संस्कृत-हिन्दी कोश 


दस हजार नये शब्दों तथा लेखक द्वारा संकलित 
छन्द एवं साहित्यिक तथा 
भारत के प्राचीन इतिहास में प्राप्त 
भौगोलिक नामों के परिशिष्टों सहित 


लेखक 
वामन शिवराम आप्टे 


मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा० लि० 
दिल्ली 


प्रथम संस्करण: १९६६ 
द्वितीय संस्करण : १६६६ 
पुनमुंद्रण : १९७३, १९७७, १९८१, १९८४, १६८७, १९८९ 


© मोतीलाल बनारसीदास पड्लिशर्स प्रा लि० 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


अन्य प्राप्ति-स्थान : 
मोतीलाल बनारसोदास 
बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ११० ००७ 
शाखाएँ: चोक, वाराणसी २२१ ००१ 
भ्रशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
२४ रेसकोसं रोड, बंगलौर ५६० ०० १ 
१२० रॉयपेट्टा हाई रोड, मेलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


मूल्य : ₹० €८ 


नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशसे प्रा. लि० » बंगलो रोड, 
जवाहरनगर, दिल्ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा 


जेनेन्दप्रकाश जैन, 
श्री जेनेन्द्र प्रेस, ए-४५ नारायणा फेज-१, 


नई दिल्ली-११० ०२८ द्वारा मुद्रित । 


मूमिका 


[कोशकार का प्रथम प्रावकथन] 


यह संस्कृत-इंग्लिश कोश जो मै आज जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, न केवल विद्यार्थी की 
चिर-प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करता है, अपितु उसके लिए यह सुलभ भी है। जैसा कि इसके नाम से 
प्रकट है यह हाई स्कूल अथवा कालिज के विद्यार्थियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया 
गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने वैदिक शब्दों को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा। 
फलतः मै इस विषय में वेद के पश्चवर्ती साहित्य तक ही सीमित रहा! परन्तु इसमें भी रामायण, महाभारत 
पुराण, स्मृति, दर्शनशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय, वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, अलंकार, काव्य, बनस्पति विज्ञान, 
ज्योतिष संगीत आदि अनेक विषयों का समावेश हो गया है । वर्तमान कोशों में से बहुत कम कोशकारों ने ज्ञान 
की विविध शाखाओं के तकनीकी शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । हाँ, वाचस्पत्य में इस 
प्रकार के शब्द पाये जाते हैं, परन्तु वह भी कुछ अंशों में दोषपूर्ण हैं। विशेष रूप से उस कोश से जो मुख्यतः 
विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही तैयार किया गया हो, ऐसी आशा नहीं की जा सकती । यह कोश तो मुख्य 
रूप से गद्यकथा, काव्य, नाटक आदि के शब्दों तक ही सीमित है, यह बात दूसरी है कि व्याकरण, न्याय, विधि, 
गणित आदि के अनेक शब्द भी इसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं। वेदिक शब्दों का अभाव इस कोश की 
उपादेयता को किसी प्रकार कम नहीं करता, क्योंकि स्कूल या कालिज के अध्ययन काल में विद्यार्थी की जो 
सामान्य आवश्यकता है उसको यह कोश भलीभांति-बल्कि कई अवस्थाओं में कुछ अधिक ही पूरा करता है । 

कोश के सीमित क्षेत्र के पश्चात्‌ इसमें निहित शब्द योजना के विषय में यह बताना सवंथा उपयुक्त है 
कि कोश के अन्तर्गत, शब्दों के विशिष्ट अर्थो पर प्रकाश डालने वाले उद्धरण, संदर्भ उन्हीं पुस्तकों से लिये गये हैं 
जिन्हें विद्यार्थी प्रायः पढ़ते हैं । हो सकता है कुछ अवस्थाओं में थे उद्धरण आवश्यक प्रतीत न हों, फिर भी संस्कृत 
के विद्यार्थी को, विशेषतः आरंभकर्ता को, उपयुक्त पर्यायवाची या समानार्थक शब्द ढूढने में ये निश्‍चय ही उपयोगी 
प्रमाणित होंगे । 

दूसरी ध्यान देने योग्य इस कोश की विशेषता यह है कि अत्यन्त आवश्यक तकनीकी शब्दों की, 
विशेषतः न्याय, अलंकार, और नाट्यशास्त्र के शब्दों की--व्याख्या इसमें यथा स्थान दी गई है । उदाहरण के 
लिए देखो--अप्रस्तुत प्रशंसा, उपनिषद्‌, सांख्य, मीमांसा, स्थायिभाव, प्रवेशक, रस, वातिक आदि । जहाँ तक 
अळकारों का सम्बन्ध है, मैने मुख्य रूप से काव्य प्रकाश का ही आश्रय लिया है--यद्यपि कहीं-कहीं चन्द्रालोक, 
कुवलयानन्द और रसगंगाधर का भी उपयोग किया है। नाट्यशास्त्र के लिए साहित्य दपंण को ही मुख्य समझा 
है । इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण शब्दचय, वाग्धारा, लोक्रोक्ति अथवा विशिष्ट अभिव्यंजनाओं को भी यथा स्थान रक्खा 
है, उदाहरण के लिए देखो--गम्‌, सेतु, हस्त, मयूर, दा, के आदि । आवश्यक शब्दों से सम्बद्ध पौराणिक उपास्यान 
भी यथा स्थान दिये हैं उदाहरणतः देखो--इंद्र, कातिकेय, प्रह्लाद आदि । व्युत्पत्ति प्रायः नहीं दी गई- हाँ 
अत्यन्त विशिष्ट यथा अतिथि, पुत्र, जाया, हृषीकेश आदि शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है । तकनीकी शब्दों 
के अतिरिक्त अन्य आवस्यक शब्रों के विषय में दिया गया विवरण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा-- 
उदा० मंडल, मानस, वेद, हस । कुछ आवश्यक लोकोक्तियाँ 'न्याय' शब्द के अन्तर्गत दी गई हैं । प्रस्तुत 
कोश को और भी अधिक उपादेय बनाने की दृष्टि से अन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये हैं। पहला परिशिष्ट 


( iv } 


छन्दों के विषय में है--इसमें गण, मात्रा, तथा परिभाषा आदि सभी आवश्यक सामग्री रख दी गई है। इसके 
तैयार करने में मुख्यतः वृत्तरत्नाकर और छन्दोमंजरी का ही आश्रय लिया है। परन्तु उन छंदों को भी जो 
माघ, भारवि, दण्डी, अथवा भट्टि ने अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त किया है, इसमें रख दिया गया है । दूसरे परि- 
शिष्ट में कालिदास, भवभूति और बाण आदि संस्कृत के महाकवियों की कृति, तथा जन्म विवरण आदि दिया 
गया है। इस विषय में मैंने मैक्समूलर की 'इंडिया' तथा वल्लभदेव की सुभाषितावली की भूमिका से जो 
कुछ ग्रहण किया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । तीसरा परिशिष्ट भौगोलिक शत्रदों का संग्रह है, इसमें 
मैने कनिगहम के 'एन्शेंट ज्याग्राकी' से तथा इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी में उपसृष्ट श्री बोरूह के निबंध से बड़ी 
होयत! प्राप्त की है तदर्थ मे हृदय से उनका आभार मानता हुँ । 

कोश के शब्दक्रम का ज्ञान आगे दिये गये “कोश के देखने के लिए आवश्यक निर्देश” से भली-भाँति हो 
सकेया। मैं केवल एक बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मैने इस कोश में सर्वत्र 'अतुस्वार' का प्रयोग 
किया है । व्याकरण की दृष्टि से चाहे यह प्रयोग सर्वया सही न हो, तो भी छपाई की दृष्टि से सुविधाजनक है । 
और मुझे विश्वास है कि कोश की उपयोगिता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। 

सम।प्त करने से पूर्व मे उन सब विविध कृतियों का कृजज्ञ हूँ जिनसे इसको तैयार करने में मुझे सहायता 
मिली । इसके लिए सबसे पहछी रचना प्रोफेसर तारानाथ तर्कवाचस्पति की 'वाचस्पत्य' है । इस कोश में दी गई 
सामग्री का अधिकांश उसी से लिया गया है, ययपि कई स्यानो पर संशोधन भी करना पड़ा है । वर्तमान 
संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरियों में जो शब्द, अर्थ और उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं वे इसी कोश से लिये गये हैं । दूसरा 
कोश “दी संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शन री” प्रो० मोनियर विलियम्स का है जिनका मे बहुत ऋणी हूँ । इस कोष का 
मैंने पर्याप्त उपयोग किया है। अतः मै इस सहायता का आभारी हूँ । अन्त में मै 'जमंन वर्टेरबुश' के कर्ता ड[० 
राथ और बाँथलिक को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। इनके कोश में अनेक उद्धरण और संदर्भ हैं-परन्तु 
अधिकांश वैदिक साहित्य से लिये गये हैं ! इतके विपरीत मैंने अधिकांश उद्धरण अपने उस संग्रह से लिये हैं 
जो भवभूति, जगन्नाथ पंडित, राजशेखर, बाण, काव्य प्रकाश, शिशुपालवध, किराताजु'नीय, नेषवचरित, शंकर- 
भाष्य और वेणीसंहार आदि की सहायता से तैयार किया गया है। इपके अतिरिक्त उन ग्रन्थकर्ताओं और 
सम्पादकों का भी में कृतज्ञ हैँ जिनकी सहायता यदा-कदा प्राप्त करता रहा हूँ । 

अन्त में मुझे विश्वास है क्रि 'स्टुडैंट्स संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी” केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही 
उपयोगी सिद्ध नहीं होगी जिनके लिए यह तैयार की गई है-बल्कि संस्कृत के सभी पाठक इससे लाभ उठा 
सकेंगे । कोई भी कृति चाहे वह कितनी ही सावधानी से क्यों न तैयार की गई हो-सर्वथा निर्दोष नहीं होती । 
मेरा यह कोन भी कोई अपवाद नहीं है। और विशेष र्य से उस अवस्था में जवकि इसे छापने की शोधता की 
गई हो । अतः में उत व्यत्रितयों से, जो इस कोश को अपनाकर मेरा सम्मान करें, यह निवेदन करता हुँ कि जहाँ 
कहीं इममें वे कोई अशुद्धि देखे, अथवा इसके सुधारने के लिए कोई उत्तम सुझाव देना चाहें, तो में दुसरे संस्करण में 
उनको समावेश करने में प्रसन्नता अनुभव कहूँगा । 


पूना, १५ फरवरी, १८९० । बी० एस० आप्ठे 


कोश देखने के लिए आवश्यक निर्देश 


शब्दों को देवनागरी वर्णो में अकारादि क्रम से रक्खा गया है । 

पुल्लिंग शब्दों का कतु कारक एकवचन रूप लिखा गया है, इसी प्रकार नपुंसक लिग शब्दों का भी प्रथमा 

विभक्ति का एकवचनान्त रूप लिखा है। जो शब्द विभिन्न लिङ्गो में प्रयुक्त होता है, उसके आग स्त्री०, या 

पुं एवं नपू० लिखकर दर्शाया गया है । 

विशेषण शब्दों का प्रातिपदिक रूप रखकर उसके आगे वि० लिख दिया गया है । 

जो शब्द क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा विशेषण या संज्ञा से व्युत्पन्न होते हैं उन्हें उस संज्ञा या 

विशेषण के अन्तर्गत कोष्ठक के अन्दर रक्खा गया है जसे 'पर' के अन्तर्गत परेण या परे अथवा 'समीप' के 

अन्तर्गत समीपतः या समीपे । 

(क) शब्दों के केवल भिन्न-भिन्न अर्थो को पृथक्‌ अंग्रेजी क्रमांक देकर दर्शाया गया है । सामान्य अर्थाभास 
को स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक पर्याय रखे गये हैँ। 

(ख) उद्धृत प्रमाणों के उल्लेख में देवनागरी के अंकों का प्रयोग किया गया है। 

जहाँ तक हो सका है शब्दों को प्रयोगाधिक्य तथा महत्त्व की दृष्टि से क्रमबद्ध किया गया है । 

प्रत्येक मूल शब्द की संक्षिप्त व्युत्पत्ति [ ` ] प्रकोष्ठक में दे दी गई है जिससे कि शब्द का यथार्थ ज्ञान हो 

सके । प्रत्यय और उपसर्ग की सामान्य जानकारी के लिए--सामान्य प्रत्यय-सूचि साथ संलग्न हे । 

(क) समस्त शब्दों को मूल शब्द के अन्तर्गत ही पड़ी रेखा ( =मूल शब्द) के पश्चात्‌ रक्खा गया है, 
जैसे अग्नि' के अन्तर्गत--होत्र, अग्निहोत्र' प्रकट करता है 

(ख) समस्त शब्दों में-मूल शब्दों के पश्चात्‌ उत्तरखंड--को मिलाने में सन्धि के नियमानुसार जो परि- 
वर्तन होते हैं उन्हें पाठक को स्वयं जानने का अभ्यास होना चाहिये--यथा 'पूर्व' के साथ अपर' को 
मिलाने से पूर्वापर; 'अधस्‌' के आगे 'गतिः' को मिलाने से अधोगति' बनता है । कई स्थानों 
पर उन समस्त शब्दों को जो सरलता से न समझे जा सकं पूरा का पूरा कोष्ठक में लिख दिया गया है । 

(ग) जहाँ एक समस्त शब्द ही दूसरे समस्त शब्द के प्रथम खण्ड के रूप में प्रयुक्त हुआ है वहाँ उस पूर्वखण्ड 
को शीषं रेखा के साथ लगा कर दर्शाया गया है जैसे--द्विज (समस्त शब्द) में 'इन्द्र' या 'राज' 
जोड़ना है तो लिखेंगे---'इन्द्र,--*राज, और इसे पढ़ेंगे 'द्विजेन्द्र' या 'द्विजराज' । 

(घ) सभी अलुक्‌ समासयुक्त (उदा० कुशेशय, मनसिज, हृदिस्पृश्‌ आदि) शब्द पृथक्‌ रूप से यथास्थान 
रक्खे गये हैं। मूल शब्दों के साथ उन्हें नहीं जोड़ा गया । 

कृदन्त और तद्धित प्रत्ययों से युक्त शब्दों को मूल शब्दों के साथ न रखकर पृथक्‌ रूप से यथास्थान रक्खा 

गया है। फलतः 'कूलंकष' भर्यकर' अन्नमय' 'प्रातस्तन' और 'हिमवत्‌' आदि शब्द कूल' और भय 

आदि मूल शब्दों के अन्तर्गत नहीं मिलेंगे । 

स्त्रीलिंग शब्दों को प्रायः पृथक्‌ रूप से लिखा गया है, परन्तु अनेक स्थानों पर पुंल्लिंग रूप के साथ ही स्त्री- 

लिग रूप दे दिया गया है। 

(क) धातुओं के आगे आ० (आत्मनेपदी), पर० (परस्मंपदी) तथा उभ० (उभयपदी), के साथ गण- 
द्योतक चिह्न भी लगा दिये गये हैं। 

(ख) प्रत्येक धातु का पद, गण, लकार ( ) कोष्ठ के अन्दर धातु के आगे रूप के साथ दे दिया गया है। 

(ग) धातु के लट्‌ लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचनांत रूप ही लिखा गया है । 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


(vi) 


(घ) धातुओं के साथ उनके उपसगेयुक्त रूप अकारादिक्रम से धातु के अन्तर्गत ही दिखलाये गये हैं । 

(ङ) पद, वाच्य, विशेष अर्थ अथवा उपसर्गे के कारण धातुओं के परिवर्तित रूप ( ) कोष्ठकों में दिखलाये 
गये हैं । 

धातुओं के तव्य, अनीय, और य प्रत्यययुक्त कृदन्त रूप प्रायः नहीं दिये गये । शत्रन्त और शानजन्त विशेषण 

तथा ता, त्व या य प्रत्यय के लगाने से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों को भी पृथक्‌ रूप से नहीं दिया गया । 

एसे शब्दों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी को व्याकरण का आश्रय लेना अपेक्षित है । 

जहां एसे शब्दों की रूपरचना या अर्थो में कोई विशेषता है उन्हें यथास्थान रख दिया गया है । 

शब्दों से संबद्ध पौराणिक अन्त:कथाओं को शब्दार्थ के यथार्थ ज्ञान के लिए --( ) कोष्छकों में संक्षिप्त 

रूप से रक्खा गया है । 

जो शब्द या संबद्ध पौराणिक उपाख्यान मूल कोश में स्थान न पा सके उन्हें परिदिष्ट के रूप में कोश के अन्त 

में जोड़ दिया गया है । 

संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त छन्दों के ज्ञान के लिए, तथा अन्य भौगोलिक शब्द एवं साहित्यकारों की सामान्य 

जानकारी के लिए कोश के अन्त में परिशिष्ट जोड़ दिये गये हैं । 


विशेष वक्तव्य 


छात्रो की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखकर इस कोष को और भी अधिक उपादेय बनाने के लिए प्रायः 
सभी मूळ शब्दों के साथ उनकी संक्षिप्त व्युत्पत्ति दे दी गई है । 
शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्ययों का बडा महत्त्व है इनकी पूरी जानकारी तो व्याकरण के पढ़ने 
से ही होगी । फिर भी इनका यहाँ दिग्दर्शन अत्यंत लाभदायक. रहेगा । 


उपसगे---“उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहार संहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' 


उपसर्ग धातुओं के पूर्व लग कर उनके अर्थो में विभिन्नता ला देते हैं -- 


उदाहरण 


अत्यधिकम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ 
अनुगमनम्‌ 
अपयशः 

पिधानम्‌ 
अभिभाषणम्‌ 
अवतरणम्‌ 
आगमनम्‌ 

उत्थाय, उद्गमनम्‌ 


सु 


उपगमनम्‌ 
दुस्तरणम्‌ 
दुर्भाग्यम्‌ 
निदेशः 
निस्तारणम्‌ 
निर्धन 
पराजयः 
परिव्राजकः 
प्रबल 
प्रतिकिया 
विज्ञानम्‌ 
सुकर 


प्रत्यय--धातुओं के पञ्चात्‌ लगने वाले प्रत्यय कृत्‌ प्रत्यय कहलाते हैं । शब्दों के पश्चात्‌ लगने वाले प्रत्यय 


तद्धित कहलाते हैं । 


उदाहरण 


पिपठिषा 
छिदा, 
पचः, सरः 
कर: 
कुम्भकारः 
वेपथुः 
करणीय, दर्शनीय, 
स्पृहयालु 
पचिः, 
स्तनयित्नु 
रोचिष्णु 
जिगमिषुः 
कारः, 


ऊक 

क्‌ (अ) 

कि (इ) 
कुरच्‌ 

क्त (त, न) 
क्तवत्‌ (तवत्‌) 
क्तिन्‌ (ति) 


जागरूक 
ज्ञः, दः, 
चक्रिः, 
विदुर, 
हत, छिन्न, 


त्यागः, पाकः 


“५ 
~— so 


बै 4५५ नव्य 


शतृ (अत्‌) 
शानच्‌ (आन या मान) 


ष्ट्रन्‌ (त्र) 


तद्धित तथा उणादि प्रत्यय 


अञ (अ) 
अण्‌ (अ) 


इतच्‌ 
इमनिच्‌ (इमन्‌) 
इलच्‌ 
इष्ठन्‌ 


इस्‌ 

ईकक्‌ (ईक) 
ईयसुन्‌ (ईयस्‌ ) 
ईरच्‌ 

उरच्‌ 


उळच्‌ 
पि 
प्रू 


योगिन्‌, त्यागिन्‌ 
भङ्ग,र 


आदाय 


पचत्‌ 
शयान, वर्तमान 
शस्त्रम्‌, अस्त्रम्‌ 
उदाहरण 
औत्सः 

शैवः 

सरसू, तपस्‌ 
अधस्तात्‌ 
वाचाल 
दयालु 
दाशर, 
कुसुमित 
गरिमन्‌, 
फेनिल 
गरिष्ठ 
ज्योतिस्‌ 
शाक्तीक, 
लघीयस्‌ 
शरीर 
दन्तुर 

हषं 
ककन्धू 


( vii ) 


ञ्‌ 
एद्यसुच्‌ (एययुस्‌) 
कक 


ठञ्‌ ( (इक) 
ठ्न्‌ 


तसिल्‌ (तस्‌) 


देव्‌ 
अन्येद्युः 
राष्ट्रकम्‌, सुवर्णकम्‌ 


अक्षरचणः, 
त्वदीय, भवदीय, 
पौर्व शालः 
पाञ्चजन्यः 
सायंतन 

धामिक, 

नंशिक 

बौद्धिक 

कृतम 

कतर 

कौन्तेय, गाङ्गेय 
दत्य 

प्रियतर 


_ प्रियतम 


मूलत: 
पाश्‍चात्य 
अत्रत्य 
कुत्र, सवत्र 
सर्वथा 
जानुदघ्न 
आश्वलायन 
वात्स्यायन 
मध्यम 
धीमत्‌ 
बलवत्‌ 
जलमय 
ऊरुमात्र 
सभ्यः 
गायः 
मधुर 
मांसल 
रजस्वला 
यशस्विन्‌ 
पथिक 
सौन्दर्य, नपुण्य 
चिकीर्षा 
इह्‌ 


अ० 
अक्‌० 
अलु ० स० 
अव्य० स० 
आश? 
उदा० 
उप० स० 
उभ० 
कर्म स० 
त० स० 
तु० ते० 
दे० 

86० स० 
द्वि० क० 
द्वि० स० 
द्वि० त० 
ष० त० 
त्‌० स० 
तुल० 
ना० बा? 
सम्प्र० 
सम० 

तु० 

प्रर० 
ज्यो० 
उ० अ० 
ए० व° 
सा० वि० 


वि० 
बी० गण 
क्रिश वि० 
बत॑ ० 
भूत० 
प्राश स० 
न० ब० 
न० त० 
पुं 
नपुं० 
स्त्री० 
सक० 
पृषो० 


संकेत सूचि 


अव्यय 
अकर्मक 

अलूक्‌ समास 
अव्ययीभाव समास 
आत्मने पद 
उदाहरणतः 

उपपद समास 
उभयपदी 

कर्म धारय समास 
तत्पुरुष समास 
तृतीया तत्पुरुष समास 
देखो 


न्द्र समास 
द्विकर्मक 

द्विगु समास 

द्वितीया तत्पुरुष समास 
षष्ठी तत्पुरुष समास 
नञ्ञ्‌ समास 
तुलनात्मक 

नामधातु 

सम्प्रदान कारक 
समस्त पद 

तुलना करो 

प्ररणार्थक 

ज्योतिष 

उत्तमावस्था 

एक वचन 
सार्वनामिक (निर्देशक) 
विशेषण 

विशेषण 

बीजगणित 

क्रिया विशेषण 
वर्तमानकाल 

भूत काल 

प्रादि समास 

नञ्ग्‌ बहुब्रीहि समास 
नञ्ग तत्पुरुष समास 
पुल्लिंग 

नपुंसक लिग 

स्त्री लिंग 

सकर्मक 
पृषोदरादित्वात्‌ 


पर० 

ज्या० 
कम ० वा० 
कतृ ° वा० 
ब० व° 
म० अ० 
अ० पु० 
म पु० 
उ० पु? 
ब० स० 


परस्मपद 
ज्यामिति 

कर्म वाच्य 

कत्‌ वाच्य 

बहु वचन 
मध्यमावस्था 
अन्यपुरुष 

मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
बहुब्रीहि समास 
भविष्यत्काल 
इच्छार्थक, सन्नन्त 
भूतकालिक कर्मणि 
कृदन्त (क्त) 
संभाव्य कृदन्त (तव्यत्‌) 
वर्तमानकालिक कृदन्त 
(शत्रन्त या शानजन्त) 
विपरीतार्थंक 
करणकारक 

कतृ कारक 
कमकारक 
आलंकारिक 
वातिक 

वेदिक 

नाना पाठान्तर 
संबोधन 
यडलुडन्त 

संबंध 

तदेव 

शब्दशः 
अधिकरण कारक 
उपसर्ग 
स्वादिगण 
अदादिगण 
जुहोत्यादिगण 
स्वादिगण 
दिवादिगण 
तुदादिगण 
क्रयादिगण 
चरादिगण 
रुधादिगण 
तनादिगण 


अ० पु० 
अ० श्‌० 
अ० सं० 
अथव ० 
अनर्घ ० 
अन्न० 
अमर० 
अमरु० 
अवि० 
आनन्द० 
आर्या० 
आइव० 
ईद ० 
उ० दूं 
उ० से० 
उणादि० 
उत्त० 
ऋक्‌० 
एकार्थ० 
एंत० उ० 
एत० ब्रा० 
कठ० 
कथा ० 
कनक ० 
कर्पूर० 
क्लि 


कवि० 
का० 
कात्या० 
काम ० 
काव्य ० 
काब्या० 
काशि० 
कि० 
कीति० 
कुमा० 
कुव० 
कृष्ण ० 
केन० 
कौ० अ० 
कोश ० 


संकेताक्षर-सूचि 


अग्नि पुराण 
अन्यापदेश शतक 
अगस्त्य संहिता 
अथर्व वेद 
अनर्घराघव 
अन्नपूर्णाष्टक 
अमरकोश 
अमरुशतक 
अविमारक 
आनन्द लहरी 
आर्या सप्तशती 
आइवलायनसूत्र 
ईशोपनिषद्‌ 
उद्धव दूत 

उद्धव संदेश 
उणादि सूत्र 
उत्तर रामचरित 
ऋग्वेद 
एकार्थनाममाला 
एतरेब उपनिषद्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कठोपनिषद 
कथासरित्सागर 
कनकधारास्तव 
कर्पूर मंजरी 
कलिविडंबन 
नीलकंठ दीक्षित कृत 
कविरहस्य 
कादम्बरी 
कात्यायन 
कामन्दकी नीति 
काव्यप्रकाश 
काव्याद 
काशिकावृत्ति 
किरातार्जुनीय 
कीतिकौमुदी 
कुमार संभव 
कुवलयानन्द 
कृष्णकर्णामृत 
केनोपनिषद्‌ 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
कोरकल्पतरु 


कौशि० 
कौषी० 
ग० छ० 
घोषाल० 


चण्ड० 
गण० 


चन्द्रा० 
चाण० 
चात ० 
चोल ० 
चौर० 
छ 

छा० 
जानकी० 
जँ० 

जै० न्या० 
ज्यो० 
त° कौ० 
तारा० 
तैं० आ० 
ते ०, उ० 
त्रिका ० 
त° स० 
तं० वा० 
दाय० 
दु० स० 
दुत? 
दे० म० 
नवरत्न० 
ना० भा० 
नागा० 
नाना० 
नाभ० 
नारा० 
निघ० 
नी० 
नीति० 
नील० 
नष० 
पृंच० 


कोशिकसूत्र 

कौषीतको उपनिषद्‌ 

गंगा लहरी 

Ghosal's System 
of Revenue 

चण्ड कौशिक 

गणरत्नमहोदधि--वर्धमान 
कृत 

चन्द्रालोक 

चाणक्य शतक 

चातकाष्टक 

चोल चम्पू 

चौरपंचाशिका 

छन्दोमंजरी 

छान्दोग्योपनिषद 

जानकोहरण 

जेमिनी सूत्र 

जेमिनीय न्यायमाला विस्तर 

ज्योतिष 

तर्क कौमुदी 

तारानाथ वाचस्पत्यम्‌ 

तैत्तिरीय आरण्यक 

तैत्तिरीय उपनिषद 

त्रिकांड शेष 

तैत्तिरीय संहिता 

तंत्रवातिक 

दायभाग 

दुर्गासप्तशती 

दूतवाक्यम्‌ 

देवी महात्म्य 

नवरत्नमाला 

नारायण भाष्य 

नागानन्द 

नानार्थ मञ्जरी 

नारायण भट्ट 

नारायणीय 

निघण्टु 

नीतिसार 

नीति प्रदीप 

नीलकण्ठ 

नेषध 

पंचतन्त्र 


पञ्च 
पञ्च० 
पार 

पा० यो० 
पुष्प० 
प्रताप० 
प्रति० 
प्रबोध ० 
प्रस० 

बे० शि० 
बाल० 
बाल० रा० 
बु० 

बु० च० 
बुं उ० (बृहदा०) 
बु० कुठ 
बु० सं० 


भ० पु 0 
भग? 
भट्रि० 


भत्‌ ० 


भा० 
भा० प्र 
भाग० 
भामि० 
भाषा० 
भोज० 
म० ना० 
म० पु० 
मनु० 
मभा० (महाभा०) 
महा० 
महावीर० 
मा० 
मान० 
मार्क० 
माल० 
मालवि० 
मी० सू० 
मुड० 
मुख० 
मुख्ध ० 
मेघ० 


पञ्चदशी 

पञ्चरात्रम्‌ 

पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पातंजल योगशास्त्र 

पुष्पदन्त 

प्रतापरुद्रीय 

प्रतिमा 

प्रबोधचन्द्रोदय 

प्रसन्नराघव 

बंगाल शिलालेख 

बालचरित 

बालरामायण 

बुद्ध साहित्यं (बुद्धिस्ट लेख) 

बुद्धचरितम्‌ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

बृहत्‌ कथा 

बु हत्संहिता-वराहमिहिर- 
कृत 

भविष्योत्तर पुराण 

भगवद्गीता 

भट्टिकाव्य काव्य 

भतृ.हरिशतकत्रयम्‌ 

१. श्ृृंगार, २. नीति 

३. बराग्य 

भारत मञ्जरी 

भावप्रकाश 

भागवत 

भामिनी विलास 

भाषा परिच्छेद 

भोज चरित 

महानारायण उपनिषद्‌ 

मत्स्य पुराण 

मनुस्मृति 

महाभाष्य 

महाभारत 

महावीर चरित 

मातंगंलीला 

मानसार 

मार्कण्डेय पुराण 

मालतीमाघव 

मालक्किाग्निमित्र 

मीमांसा सूत्र 

मुंडकोपनिषद 

मुखवञ्चशती 

मुग्घबोध 

मध्दूत 


(अ) 


मृछर 
याज्ञ० 
याद० 
योग० 
रत्ना० 
रघुः 
रस० 
रसम० 
रा० 
रति० 
राज० 
राजत ० 
राम० 
ललित ० 
वन० 
वराहू० 
वाज० 
वा० पछ 
बास० 
वि० 
वि० पु० 
विक्रम ० 
विश्व ० 
बे० दे० 
वे० सा० 
वेणी ० 
वेदपा० 
वेज० 
श० 
शंकर० 
श० चि० 
शत० 
शत इलो० 
शाङ्ग 
शब्द० 
शाभा० 
शालि० 
शि० 
शि० पु० 
शि० म० 
शिव० 
शिवानन्द ० 
शिशु ० 
शुक्र? 
शु 
भ्ृगार० 


मृच्छकटिक 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
यादवाभ्युदथ 
योगसूत्र 
रत्नावली 

रघुवंश 
रसगंगाधर 
रसमंजरी 
रामायण 
रतिमंजरी 
राजप्रशस्ति 
राजतरंगिणी 
रामचरितम्‌ 
ललित सहस्रनाम 
वनस्पतिशास्त्र 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता 
वाजसनेयि संहिता 
वाक्पदीय 
वासवदत्ता 
विक्रमोर्वशीयम्‌ . 
विष्णु पुराण 
विक्रमांकदेवचरित 
विश्व गुणादर्शचम्पू 
वेदान्त देशिका 
वेदान्त सार 
वेणीसंहार 
वेदपादस्तव 
वेजयन्ती 
शकुन्तला नाटक 
शंकर दिग्विजय 
शब्दार्थ चिन्तामणि 
शतपथ ब्राह्मण 
शत इलोकी 
शाङ्गंधर 
शब्दकल्पद्रुम 
शारीर भाष्य 
शालिहोत्र 
शिशुपालवध 
शिवपुराण 
शिवमहिम्न स्तोत्र 
सिव भारत 
शिबामन्द लहरी 
शिशुपालवध 
शुक्रनीति 
शुल्बसूत्र 

शखूंगार तिलक 


(खा) 


श्याम० श्यामलादण्डक सु० (सुश्रु०) सुश्रुत 

श्रुत श्रुतबोघ सुभा० सुभाषित रत्नाकर 
इवेत० (इवेता० ) श्वेताश्वतरोपनिषद सुवासव० सुबन्धु की वासवदत्ता 
सर० क० सरस्वती कण्ठाभरण सुभाषित० सुभाषितरत्नभाण्डामार 
सुधा० सुधालहरी सू० सि० सूर्य सिद्धान्त 
स्वप्त० स्वप्नवासवदत्तम्‌ सौ० सौन्दर्य लहरी 

सबं० सर्वंदशन संग्रह हंस ० हंसदूत 

सा० द० साहित्य दर्पण हनु० हनुमच्चाटक 

सां० का० सांख्य कारिका हर० हरविजय 

सा० प्रश सांख्यप्रवचन भाष्य हरि० हरिवंशपुराण 

सि० सिद्धान्त कौमुदी हला० हलायुध 

सि० मु० सिद्धान्त मुक्तावली हर्षे० हर्षचरित 

सां० सू० सांख्य सूत्र हि० हितोपदेश 


सि० सं० सिद्धान्तलेश संग्रह हेम० हेमचन्द्र 


आप्टे 


~ 


संस्कृत-हिन्दी-कोश 


अ 


अ नागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर । 
अः [ अव्‌+ड | 1 विष्णु, पवित्र 'ओम्‌' को प्रकट करने 


वाली तीन (अ+-उ+-म्‌) घ्वनियो में से पहली ध्वनि 
--अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वर: । मकारस्तु 


स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः ॥ 2 शिव, ब्रह्मा, वायु, ¦ 


या वैश्वाभर । 


(अत्य) 1 लैटिन के इन (19) अंग्रेजी के इन ( 18) 


या अन ( ए। ) तथा यूनानी के अ (2) या ( ०० ) 
के समान नकारात्मक अर्थ देने वाला उपसर्ग जो कि 
निषेधात्मक अव्यय नञ के स्थान पर संज्ञाओं, 
विशेपणों एवं अव्ययों के (क्रियाओं के भी) पूर्व लगाया 
जाता है। यह 'अ' ही 'अऋणिन्‌' शब्द को छोड़कर 
शेप स्वरादि छाब्दों से पूर्व 'अन्‌' बन जाता है । 

'न' के सामान्यतया छ: अर्थ गिनाये गये हैं :--- 
(क) सादृश्य==समानता या सरूपता यथा 'अब्राह्मण 
ब्राह्मण के समान (जनेऊ आदि पहने हुए) परन्तु 
ब्राद्मण न होकर, क्षत्रिय वैश्य आदि। (ख) अभाव ८८ 
अनुपस्थिति, निषेध, अभाव, अविद्यमानता यथा “अज्ञा: 
नम्‌ ज्ञान का न होना, इसी प्रकार, अक्रोघः, अनंगः, 
अकंटक:, अघटः' आदि। (ग) भिन्नता=अन्तर 
या भेद यथा 'अपटः' कपड़ा नहीं, कपड़े से भिन्न या 
अन्य कोई वस्तु । (घ) अल्पता=लघुता, न्यूनता, 
अल्पार्थवाची अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है-यथा 
'अन्‌दरा' पतली कमर वाली (कृशोदरी या तनुम- 
घ्यमा) । (च) अप्राशस्त्य-- बुराई, अयोग्यता तथा 
लघूकरण का अथ प्रकट करना -यथा 'अकालः' गलत 
या अनुपयुक्त समय; 'अकार्यम्‌' न करने योग्य, अनु- 
चित, अयोग्य या बुरा काम। (छ) विरोध > 
विरोधी प्रतिक्रिया, वैपरीत्य यथा 'अनीतिः नीति- 


विरुद्धता, अनैतिकता, 'असित' जो श्वेत हो, काला । | 


उपर्युक्त छः अर्थ निम्नांकित श्लोक में एकत्र संकलित 
हैं -- तत्सादृश्यमभावरुच तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं 
विरोधइच नजञर्था: षट्‌ प्रकीतिताः॥ दे० 'न' भी । 
कृदन्त शब्दों के साथ इसका अर्थ सामान्यतः 
“नहीं” होता है यथा 'अदग्घ्वा' न जलाकर, 'अपश्यन्‌' 
न देखते हुए । इसी प्रकार 'असकृत्‌' एक बार नहीं । 
कभी-कभी 'अ' उत्तरपद के अर्थ को प्रभावित 
नहीं करता यथा “अमूल्य, 'अनृत्तम', यथास्थान । 


i 
| 
| 


2 विस्मयादि द्योतक अव्यय --यथा (क) 'अ अव- 
द्यम्‌' यहाँ दया ( आह, अरे) (ख) 'अ पचसि त्वं 
जाल्म” यहाँ भत्सेना, निदा (धिक, छिः) अर्थ को 
प्रकट करता है ! दे० 'अकरणि' 'अजीवनि' भी। 
(ग) संबोधन में भी प्रयुक्त होता हैं यथा 'अ अनन्त 
(घ) इसका प्रयोग निषेधात्मक अव्यय के रूप में भी 
होता है । 3 भूतकाल के लकारों (लड्‌, लूड और 
लृड्‌) की रूपरचना के समय धातु के पूवं आगम 
के रूप में जोड़ा जाता है यथा अगच्छत्‌, अगमत्‌, 
अगमिष्यत्‌ में । 

अऋणिन्‌ (वि०) [ नास्ति ऋणं यस्य न° ब० ] (यहाँ 
“ऋ को व्यंजन ध्वनि माना गया) जो कर्जदार न 
हो, ऋणमुक्त (अनृणिन्‌' शब्द भी इसी अथम 
प्रयुक्त होता हैं । 

अंश्‌ (चुरा० उभ० अशंयति-ते) बांटना, वितरण करना, 
आपस में हिस्सा बांटना, 'अंशापयति' भी इसी अर्थ 
में प्रयुवत होता है। वि--1 बांटना 2 घोखा 
देना । 

अंशः [ अंश्‌-अच्‌ ] 1 हिस्सा, भाग, टुकड़ा; सकृदंशो 
निपतति--मन्‌ ० ९।४७ रघु ० ८।१६;-अंशेन दशितान्‌- 
कूलता --का० १५९ अंशतः; 2 संपत्ति में हिस्सा, 
दाय -स्वतोंशतः-मनु० ८।४०८, ९।२०१; याज्ञ 
२।११५: 3 भिन्न की संख्या, कभी-कभी भिन्न के लिए 
भी प्रयुक्त 4 अक्षांश या रेखांश कौ. कोटि ५ कंधा 
(सामान्यतः “कंधे के अथं में, 'अंस' का प्रयोग होता 
हैँ. दे०) । सम० -अंशः अंशावतार, हिस्से का 
हिस्सा; -- अंशि (क्रिश वि०) हिस्सेदार; --अवतरणम्‌ 

अवतार:--पृथ्वी पर देवताओं के अंश को लेकर 
जन्म लेना, आंशिक अवतार, “तार इव धर्मस्य - दश० 

१५३ ; महाभारत के आदिपर्व के ६४-६७ तक 
अध्याय ; -- भाज्‌, हर, हारिन्‌ (वि०) उत्तरा 
विकारी, सहदायभागी - पिण्डदोंशहरशचेषां पूर्वाभावे 
परः परः --याज्ञ० २।१३२-१३३ - सवर्णनम्‌- भिन्नो 
को एक समान हर में लाना; - स्वर: मुख्य स्वर, 
मूलस्वर । 

अंशकः [ अंश्‌ | ण्वुल्‌, स्त्रियां -अंशिका ] 1 हिस्सेदार 
सहदायभागी, संबंधी 2 हिस्सा, खण्ड, भाग, -कम 
सौर दिवस । 

अंशनम्‌ [ अंश्‌+-ल्युट्‌ ] बांटने की क्रिया । 


( 


अंशयितृ (पुं) [ अंशू+णिच्‌ +तृच्‌ ] विभाजक, 
बांटने वाला । 

अंशल (वि०) [ अंशं लाति -ला+क ] साझीदार, 
हिस्सा पाने का अधिकारी । 2==अंसल दे० 

अंशिन्‌ (वि०) (अंश्‌ +- इनि ) 1 हिस्सेदार, सहदायभागी, 
-(पुनविभागकरणे) सर्वे वा स्युः समांशिनः, याज्ञ० 
२।११४, 2 भागों वाला, साझीदार । 

अंशुः [ अंश्‌न-कु ] 1 किरण, प्रकाशकिरण, चंड°, घम? 
गरम किरणों वाला, सूर्य,-सूर्याशुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ 
-"कु० १।३२, चमक, दमक 2 बिन्दु या किनारा 3 
एक छोटा या सूक्ष्म कण 4 धागे का छोर 5 पोशाक, 
सजावट, परिधान 6 गति। सम०--उदकम्‌ ओस का 
पानी,- जालम्‌ रदिमिपुंज या प्रभामण्डल, -- धरः, 
-पलिः,-भृत्‌,- वाणः, भर्तृ-स्वामिन्‌ हस्तः-सूयं 
(किरणों को धारण करने वाला या उनका स्वामी), 
पट्टम्‌ एक प्रकार का रेशमी कपडा, --माला 
प्रकाश की माला, प्रभामण्डल, --मालिन्‌ (पुं०) सूर्य । 

अंशुकम्‌ [ अंशु --क-अंशवः सूत्राणि विषया यस्य ] 1 
कपड़ा, सामान्यत: पोशाक। सितांशुका-विक्रम ७ ३।१२ 
-यत्रां्ुकाक्षेपविलज्जितानाम्‌-कु ० ११४, श० १।३२; 
2 महीन या सफ़ेद कपड़ा--मेध० ६४, प्रायः रेशमी 
कपड़ा या मलमल । 3 ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, 
लबादा, अधोवस्त्र भी, 4 पत्ता 5 प्रकाश की मंद लौ । 

अंशुमत्‌ (वि) [अंशु~-मतुप्‌] 1 प्रभायुक्त, चमकदार, 
-ज्योतिषां रविरंशुमान्‌-भग० १०।२१ 2 नोकदार । 
~ मान्‌ (पुं) 1 सूर्य, -बालखिल्येरिवांशुमान्‌ --रघु० 
१५।१०; 2 सगर का पौत्र, दिलीप का पिता और 
असमंजस का पुत्र। 

अंशुमत्फला-केले का पौधा । 

मंझुल (वि०) [अंशुं प्रभां प्रतिभां वा लाति-ला+-क] 
चमकदार, प्रभायुक्त -ल: चाणक्य मुनि । 

अंस्‌ (चु० पर० अंसयति-अंसापयति} दे० अंश्‌। 

अंसः [अंस्‌ +-अच्‌] 1 भाग, खंड दे०अंश, 2 कंघा, अंसफलक, 
कंधे की हड्डी । सम० --कूटः बैल या सांड का डिल्ल 


अथवा कुब्ब, कंधों के बीच का उभार,--त्रम्‌ 1 कंघों | 


की रक्षा के लिए कवच 2 घनुष,-- फलक: रीढ़ का 
ऊपरी भाग - भारः कंधे पर रखा गया भार या जूआ,- 
भारिक,-- भारिन्‌ ( वि० ) ( अंसे ) कंघे पर जूआ 
या भार ढोने वाला--क्वितिन्‌ ( वि० ) कंघों की 
ओर मुड़ा हुआ, मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्या:,--श० 
३।२४। 

अंसरू (वि०) [अंस्‌+रच्‌] बलवान्‌, हृष्टपुष्ट, शक्तिशाली 
मज़बूत कंधों वाला,--युवा युगव्यायतबाहुरंसलः -- 
रघु० ३।३४ | 

अह (स्वा० आ० अंहते, अंहितुं, अंहित) जाना, समीप 


र्‌ 


) 


जाना, प्रयाण करना, आरम्भ करना, प्रेर० 1 भेजना 
2 चमकना 3 बोलना । 

अंहतिः ती (स्त्री) [हन्‌+अति-अंहादेशर्च] 1 भेंट, 
उ 2 व्याकुलता, कष्ट, निता, दुःख, बीमारी 

०) । 

अंहस्‌ (नपु०)-(अंह:-हसी आदि) [अम्‌+ असुन्‌ हुक च] 
1 पाप-सहसा संहतिमंहसां विहन्तुं... अलम्‌ -कि० 
५।१७ 2 व्याकुलता, कष्ट, चिन्ता । 

अंहिति:- तो (स्त्री) [अंह +क्तिन्‌ ग्रहादित्वात्‌ इट्‌] 
उपहार, दान । 

महि: (अंह + किन्‌-अंहति गच्छत्यनेन) 1 पैर 2 पेड़ की 
जड़ तु० अंघ्ि, 3 चार की संख्या । सम०--पः जड़ 
(पैर) से पीने वाल्य, दृक्ष,- स्कन्धः पैर के तलवे का 
ऊपरी हिस्सा । 

अक्‌ (म्वा० पर० अकति, अकित) जाना, सांप की तरह 
टेढ़ा-मेढ़ा चलना । 

अकम्‌ [न कम्‌-सुखम्‌] सुख का अभाव, पीड़ा, विपत्ति, पाप । 

अकच रजे ) नि. ब.] गंजा-चः केतु (अवपतनशील 

गरोबिदु) । 

अकनिष्ठ (वि०) [न कनिष्ठ:-न० त०] जो सबसे छोटा न 
हो (जैसे सबसे बड़ा, मंझला) बड़ा, श्रेष्ठ --६ठ: गौतम 
बुद्ध । 

अकन्या [ न. त. ] जो कुमारी न हो, जो अब कुमारी न 
रही हो । 


अकर (वि०) (न. ब.) 1 लूला, अपाहिज 2 कर या चुंगी 
से मुक्त 3 अक्रिय, निकम्मा, अकर्मण्य । 

अकरणम्‌ [ कृ मावे ल्युट्‌ न. त. ] अक्रिया, कार्य का अभाव 
अकरणात्‌ मन्दकरणं श्रेय:--तु« अंग्रेजी की कहावतें 
सम थिंग इज्‌ बेटर दैन नथिग'--( 5०00201012 ७ 
better than nothing ; ) बैटर लेट दैन नैवर, 
( Better late than ९४८) न होने से कुछ होना 
भला है ; कमी न होने से देर में होना अच्छा हूँ । 

अकरणिः (स्त्रीश) [ नञ्‌ +ङ+-अनिः ] असफलता, 
निराशा, अप्राप्ति, अधिकांशतः कोसने या शाप देने में 
प्रयुक्त, -तस्याकरणिरेवास्तु -सिद्धा० भगवान्‌ करे 
उसकी आशा पूरी न हो, उसे असफलता मिले । 

अकर्ण (वि०) [ न. ब. ] 1 जिसके कान न हों, बहरा 2 
कर्णेरहित- शैं: सांप । 

अकतंन (वि०) [न +कृत्‌+ल्युट्‌ न. ब. ] ठिगना । 

अकमंन्‌ (वि०) (न. ब.) 1 निष्क्रिय, आलसी, निकम्मा 2 
दुष्ट, पतित 3 (व्या०) अकमंक --मे (नपुं०) 1 कार्य 
का अभाव 2 अनुचित कार्य, दोष, पाप । सम०--अन्वित 
(वि०) 1 जिसके पास कामन हो, खाली, निठल्ला 2 
अपराधी,--कृत्‌ (वि०) कर्म से मुक्त या अनुचित कार्य 
करनेवाला,-मोग: कर्मफ मोगने से मुक्ति का अनुभव । 


( 


अकर्मक (वि०) [ नास्ति कर्म यस्य, ब० कप्‌ ] बह क्रिया 
जिसका कर्म न हो (स्त्री० --अकर्मिका) । 

अकल ( वि० ) [नास्ति कला अवयवो यस्य, न० ब०] अखंड, 
भागरहित, परब्रह्म की उपाधि । 

अकल्क (वि०) [न० ब०] 1 तलछट रहित, शुद्ध 2 निष्पाप 
(स्त्री ०--अकल्का ) चाँदनी, चन्द्रमा का प्रकाश । 

अकल्प (वि०) [ न० ब० ] 1 अनियंत्रित, जिस पर कोई 
नियंत्रण न हो, 2 दुबंल, अयोग्य 3 अतुलनीय । 

अकस्मात्‌ (अव्य०) [ न कस्मात्‌-न० त० ] अचानक, 
एकाएक, सहसा आकस्मिक रूप से - अकस्मादागंतुना 
सह विश्वासो न युक्त:-हि० १।२; अकारण, बिना 
किसी कारण के, व्यर्थ ही--नाकस्मात्‌ शांडिली- 
माता विक्रीणाति तिलेस्तिलान्‌--पं० २1६५-कथं त्वां 
त्यजेदकस्मात्पति रार्यवृत्तः --रघु० १४। ५५, ७३ । 

अकाण्ड (वि०) [ न० ब० ] 1 आकस्मिक, अप्रत्याशित, 
-सहसा पुनरकांडविवर्तनदारुणः--उत्तर० ४। १५, मा० 
५।३१, 2 जिसमें तना या डाली न हो। सम०-- 
~ चात (वि०) सहसा उत्पन्न या उत्पादित; -ताण्ड- 
बस्‌ क्रोध पांडित्यादि का अप्रासंगिक प्रदर्शन - पातः 
आकस्मिक घटना - पातजात (वि०) जन्म होते ही 
मर जाने वाला, शूलम्‌ अचानक गुर्दे का ददे । 

अकांडे (क्रि० वि०) अप्रत्याशित रूप से, एकाएक, सहसा, 
-दर्भाकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे तन्वीरि थता कतिचि- 
देव पदानि गत्वा--श० २।१२। 

अकाम (वि०) [ न०ब० ] 1 इच्छा, राग, या प्रेम से मुक्त 
2 अनिच्छुक, अनभिलाषी, 3 प्रेम से अप्रभावित, प्रेम 
की अधीनता से मुक्त, शं० १।२३ 4 अचेतन,अनभिप्रेत । 

अक्कामतः (क्रिश वि०) [ अकाम-तसिल्‌ ] अनिच्छापूर्वक, 
बेमन से, बिना इरादे के, अनजानपने में -इतरे 
कृतवंतस्तु पापान्येतान्यकामतः मनु ० ९।२४२ । 

मरकाय (वि०) [ न० ब० | 1 शरीररहित, अशरीरी 2 
राहु की एक उपाधि 3 परब्रह्म की उपाधि । 

अकारण (वि०) [न० ब०] कारणरहित, निराधार, स्वतः- 
स्फूते,--शम्‌ कारण प्रयोजन या आधार का अभाव-- 
किमकारणमेव दर्शनं विलपन्त्यै रतये न दीयते--कु० 
४७ अकारणम्‌, अकारणात्‌, अकारणे-(कृ० वि०) 
बिना कारण के, संयोगवश, व्यर्थ । 

अकाये (वि०) [ न० ब० ] अनुपयुक्त --येम्‌ अनुचित या 
बुरा काम, अपराधपूर्ण कार्यं । सम०--कारिन्‌ 
बुरा काम करने वाला, जो बुरा काम करे, कत्तव्य 
विमुख । 

अकार (वि०) [न० ब०] असामयिक, प्राक्कालिक -लः 
गलत समय, अशुभ या कुसमय, (किसी बात के लिए) 
अनुपयुक्त समय-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो 
मनोशव:--रघु० १२।२३। सम० --कुसुमम्‌ --पुष्पम्‌ 


) 


असमय पर खिलने वाला फूल,--कृष्माण्ड: बिना ऋतु 
के उपजा हुआ कुम्हड़ा (आलं०) व्यर्थ जन्म, ज, 
--उत्पन्न,--जात (वि०) बिना ऋतु के उपजा हुआ, 
प्राक्कालिक; --जरूदोदयः,_ मेघोदयः 1 असमय में 
बादलों का उठना या इकट्ठा होना; 2 कुहरा, घुंघ, 
>-बैला ऋतु के विपरीत या अनुपयुक्त समय, सह 
(वि०) 1 समय की हानि या देरी को सहन न करने 
वाला, अधीर, 2 गढ़ की भांति दृढता के साथ अधिक 
समय तक न टिकने वाला । 

अकिचन (वि०) | नास्ति किचन यस्य न० ब० ] जिसके 
पास कुछ भी न हो,” बिल्कुल गरीब, नितांत निर्धन- 
अर्किचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदाम्‌ --कु० ५1७७ । 

अकिचिज्ज्ञ (वि०) [ अकिचित्‌+ज्ञा+क | कुछ न जानने 
वाला, निपट अज्ञानी; भर्तृ० २।८ । 

अकिचित्कर (वि०) [ उप० स० ] 1 अर्थहीन, - परतंत्र- 
मिदमकिञ्चित्करं च--वेणी० ३ । 2 भोला, सीधा । 

अकुच्ठ (वि०) [ न० त० ] 1 जो ठंठा न हो, जिसकी 
गति अबाध हो - आशस्त्रग्रहणादकुठपरशो: - वेणी ० 
२।२; 2 प्रबल, काम करने योग्य 3 स्थिर 4 अत्यधिक । 

अकुतः ( क्रिश वि०) कहीं से नहीं (इसका प्रयोग केवल 
समस्तपदों में होता है) । सम०-चल: शिव का 
नाम, --भय (वि०) सुरक्षित, जिसे कहीं से भी भय 
न हो -मादृशानामपि अकुतोभयः संचारो जातः -- 
उत्त० २, यानि त्रीण्यकुतोभयानि च पदान्यासन्ख रायोधने 
(पाठान्तर) अपराङमुखाणि -उत्त ० ५।३५। 

अकुप्यम्‌ (न०) [ न० त~ ] 1 बिना खोट की धातु, सोना 
चाँदी, 2 कोई भी खोट की धातु। 

अकुशल (वि०) [ न० त° ] 1 अशुभ, दुर्भाग्यग्रस्त, 2 जो 
चतुर या होशियार न हो,--लम्‌ अमंगल, दुर्भाग्य । 

अकूपारः [ नञ्‌ +कप-+ऋ--अण | 1 समुद्र 2 सूर्य 3 
कछुआ 4 कछुओं का राजा जिस पर पृथ्वी का भार 
है 5 पत्थर या चट्टान । 

अकृच्छ (वि०) [ न० ब० ] कठिनाई से मुक्‍त,--च्छम्‌ 
कठिनाई का अभाव, सरलता, सुविधा ! 

अकृत (वि०) [नञा +कृ+क्त ] 1 जो किया न गया 
हो, 2 गलत या भिन्न तरीके से किया गया 3 अधूरा, 
जो तैयार न हो (जैसे रसोई), 4 अनिमित 5 जिसने 
कोई काम न किया हो 6 अपक्व, कच्चा; -च्का जो 
बेटी होने पर भी बेटी न मानी जाकर पुत्रों के समकक्ष 
समझी जाय; -तं(नपुं०) कार्य जो किया न गया हो, 
काम का न किया जाना, जो काम कभी सुना न गया 
हो । सम०--अर्थ (वि०) असफल, --अस्त्र (वि०) 
जिसे हथियार चलाने का अभ्यास न हो,-- आत्मन्‌ 
(वि०) 1 अज्ञानी^मूखं, असंतुलित मस्तिष्क का 2 
परब्रह्म या ब्रह्मा के स्वरूप से भिन्न,--उद्ठाह (वि०) 


( 


अविवाहित,--एनस्‌ (वि०) अनपराधी,--ज्ञ (वि०) 
कृतघ्न -धी,- बुद्धि (वि०) अज्ञानी । 

अकृष्ट (वि०) [नव्न --कृषू--क्त ] जो जोता न गया हो। 
सम०--पच्य,- रोहिन्‌ (वि०) बिना जुते खेत में 
बढ़ने वाला या पकने वाला, बहुतायत से बढ़ने वाला 
--अङृष्टपच्या इव सस्यसंपद:--कि० १११७, रघु० 
१४७७ । 

अक्का (स्त्री०) | अक्‌+कन्‌+-टाप्‌ ] माता, माँ । 

अक्त (वि०) | अक्‌- क्त ] सना हुआ, अभिषिक्त, (इसका 
प्रयोग सामान्यत: समस्त पदों म॑ होता है जैसे “घृताक्त') 
क्ता रात । 

अक्तूम्‌ [ अञ्च्‌-क्त्र ] कवच ( वर्मन्‌ )। 

अक्रम (वि०) [नास्ति क्रमो यस्य--न० ब०] अव्यवस्थित 
नमः [ न क्रः--न० त० ] 1 क्रमया व्यवस्था का 
अभाव, गडबडी, अनियमितता 2 औचित्य का उल्लंघन । 

अक्रिय (वि०) [नास्ति क्रिया यस्य---न० ब०] क्रिया शून्य, 
सुस्त--या [न० त०] क्रियाशून्यता, कतंव्य की उपेक्षा । 

अक्र (वि०) [| न० त°] जो निर्दय न हो.--रः एक 
यादव जो कृष्ण का मित्र और चाचा था । 

अक्रोध (वि०) [नास्ति क्रोधो यस्य--त० ब०] क्रोध रहित 
“थे [नन्त०] क्रोध का अभाव या उसका दमन । 

अक्लिष्ट (वि०) [ नव्य +-क्लिशू +क्त ] 1 न थका हुआ, 
क्लेश रहित, अनथक 2. जो बिगड़ा न हो, अविकल 
श० ५।१९। 

अक्ष्‌ [ म्वा० स्वा० पर० अक० सेट्‌ ] (अक्षति-अक्ष्णोति, 
अक्षित) 1 पहुँचना, 2 व्याप्त होना, पैठना 3 संचित होना । 

अक्षः [ अक्षु +-अच्‌ -- अश्‌+सः वा ] 1 घुरी, धुरा 2 गाड़ी 
के बीच में लगा लकड़ी का वह भाग जिसमें लोहे 
या लकड़ी की वह छड फंसाई हुई होती है जिस 
पर पहिया चलता हूँ 3 गाड़ी, छकड़ा, पहिया 4 तराजू 
की डंडी 5 भौमिक अक्षांश 6 चौसर, चौसर का पासा 
7 रुद्राक्ष 8 क्षं नामक १६ माझे की एक तोल 9 बहेड़े 
(विभीतक) का पौधा 10 साँप 11 गरुड़ 12 आत्मा 
13 ज्ञान 14 कानूनी कार्य विधि, मुकदमा 15 जन्मांघ; 
-- क्षें 1 इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय 2 सामुद्रिक लवण 3 
नीला थोथा । सम०--अग्रकील (-लकः) धुरे की कील 
आवपनं चौसर का तख्ता, आवापः जुआरी 
कर्णः सम त्रिकोण में सामने की रेखा, 
जाकुशल (वि०)--शोंड (वि०) जुआ खेलने में 
निपुण, कूटः आंख की पुतली कोविद (वि०) 
श (वि०) चौसर खेलने में कुशल --ग्लहः जुआ 
खेलना, चौसर खेलना --जं 1 प्रत्यक्षज्ञान, सज्ञान, 2 
वजन 3 हीरा-जः विष्णु; --तत्त्वं -बिद्या जुआ खेलने 
की कला या विद्या; --दर्शकः--दृश्‌ 1 न्यायाधीश 
2 जुए का अधीक्षक; -देविन्‌ जुआरी, जुएबाज़ ; -- 


ळी 


दूतं चौसर का खेल, जुआ; --धूर्त: जुएबाज, जुआरी; 
-"धूतिलः गाड़ी में जुता हुआ बैल या सांड --पटलं 
1 न्यायालय 2 कानूनी दस्तावेजों के रखने का स्थान-- 
पाटकः कानून का पंडित, न्यायाधीश; --पातः पासा 
फेंकना; - पादः गौतम ऋषि, न्यायदर्शन के प्रवर्तक 
या उसके अनुयायी; --भाग:--अंशः अक्षरेखा, 
अक्षांश 1 --भांरः गाड़ीभर बोझ; --माला-- सूत्र 
सद्राक्षमाला, हार--कृतोऽ क्षसूत्रप्रणयी तया करः -- 
कु० ५।११--राजः जुए का व्यसनी, पासों में 
प्रधान, कलि नामक पासा; --वाढः जुआ-खाना, जुए 
की मेज; -- हृदयं जुए में पूर्ण दक्षता या निपुणता । 
अक्षणिक (वि०) [ न० त० ] स्थिर, दृढ़, जो चंचळ न 
हो, जो थोड़ी देर रहने वाला न हो, दृढ़तापूर्वक जमा 
हुआ; (ताक लगाने या टकटकी के समान) । 
अक्षत (वि?) [नञ्ञ्‌ +क्षण्‌+-क्त--न० त०] (क) 
जिसे चोट न लगी हो --त्वमनंग: कथमक्षता रति: - 
कु० ४।९ (ख) जो टूटा न हो, सम्पुर्ण, अविभक्त -तः 
1 शिव 2 कूट-फटक कर धूप में सुखाए गए चावल । 
त्ताः (बहु) अनटूटा अनाज, सब प्रकार के 
धार्मिक उत्सवों पर काम आने वाले पिछोड़े, कूटे तथा 
जल से धोये हुये चावल - साक्षतपात्रहस्ता --रघु ० 
२।२१३ जौ, यव--तं 1 धान्य, किसी भी प्रकार का 
अनाज 2 हिजड़ा ( पुं०भी ),--ता कुमारी, 
कन्या । सम०--योनिः (स्त्री) वह कत्या जिसके 
साथ संभोग न किया गया हो --मनु० ९।१७६ । 
अक्षम (वि०) [ न० त० ] अयोग्य, असमर्थ, असहिष्णु, 
अधीर, रघु० १३।१६--मा 1 अधैर्य, ईर्ष्या, 2 क्रोध, 
आवेश । 
अक्षय (वि०) [ न° ब० ] जिसका नाश न हो, अनश्वर, 
अचूक; -त्रिसाघनाझक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ -- रघु ० ४।१३। 
सम०--तृतीया (स्त्री) वेशाखमास के शुक्लपक्ष की 
तीज । 
अक्षय्य (वि) [ न० त० ] जो क्षय न हो सके, अविनाशी 
--तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः-श० 
1 २1१३ । 
| अक्षर (वि०) [ न० त° ] | अविनाशी, अनश्वर-- कु० 
[ ३१५०, भग० १५१६ 2 स्थिर, दृढ ।--रः 
शिव 2 विष्णु। --रं। (क) वर्णमाला का एक 
अक्षर--अक्षराणामकारो$स्मि --भग ० १०1३३ त्र्यक्षर 
आदि । (ख) कोई एक ध्वनि,--एकाक्षर पर ब्रह्म -- 
मनु० २1८३ (ग) एक या अनेक वर्ण, समष्टिरूप से 
भाषा -प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ --श० ३।२५ 2 
दस्तावेज, लिखावट (बहुव), 3 अविनाशी आत्मा, 
ब्रह्म 4 पानी 5 आकाश 6 परमानन्द, मोक्ष । सम०- 
--अर्थ शब्दों का अर्थ ; --चं (चुं) चुः,-चणः (नः) 


( 


लिपिक, लेखक, नकलनवीस । इसी प्रकार "जीवक: 
"जीवी, जीविकः पेशेवर लेखक । --च्युतकं किसी 
अक्षर के लुप्त होने के कारण दूसरा ही अर्थ निकलना । 
--छंदस्‌ (नपुं०) -- बृत्तं वर्णो की संख्या से बद्ध छंद 
या वृत्त --जननी -तूलिका सरकंडा या कलम। 
--(वि) न्यास 1 लिखना, वर्णक्रम 2 वर्णमाला 3 वेद 
--भूमिका तस्ती--रघु« १८।४६ मुखः विद्वान्‌, 
विद्यार्थी । -- बजित (वि०) अशिक्षित, बिना 
पढ़ा-लिखा। -- शिक्षा (स्त्री) गुह्य अक्षरों को विद्या । 
- संस्थानं वर्णविन्यास, लिखना, वर्णमाला । 

अक्षरक [ स्वार्थे कन्‌ | स्वर, अक्षर । 

अक्षरशः (क्रि० वि०) [ अक्षर+शस्‌ (वीप्सार्थे) | एक एक 
अक्षर करके 2 शब्दशः, शब्द शब्द करके । 

अक्षवती (स्त्री०) [ अक्ष+ मतुप्‌+डीपू | खेल, पासे द्वारा 
खेल, जुए का खेल । 

अक्षांतिः (स्त्री०) [ न° त° ] असहिष्णुता, स्पर्धा, ईर्ष्या । 

अक्षार (वि०) [ न° ब० ] कृत्रिम लवणरहित ।--रः 
प्राकृतिक लवण । 

अक्षि (नपुं०) [अब्नुते विषयान्‌ --अश्‌+-क्सि] (अक्षिणी, 
अक्षीणि, अक्ष्णा, अक्ष्णः आदि) 1 आँख 2, दो की 
संख्या । सम० -- कंपः झपकी-रघु० १४।६७ । --कूटः 
--कूटकः--गोलः --तारा आँख का डेला, आँख 
की पुतली । गत (वि०) 1 दृश्यमान, उपस्थित-- 
शि० ९।८१, 2 आँख में रड़कने वाला, आँख का काँटा, 
घृणित -°तोऽहमस्य हास्यो जात:--दश ० १५९।-- 
पक्ष्मन्‌,-लोमन्‌ (न°) पलक -- पटलं 1 आंख की झिल्ली 
2 झिल्ली से संबद्ध आँख का रोग. विकूणितं, -- 
बिकशित तिरछी नजर, अधखुली आँखों से देखना । 

अक्षुण्ण (वि०) [ न० त० | न टूटा हुआ, अखण्ड 2 अविजित, 
सफळ,-अक्षुण्णोऽनुनयः --वेणी० १।२, 3 जो कूटा पीटा 
न गया हो, असाधारण --शि० १।३२। 

अक्षेत्र (वि०) [ न० ब० ] खेतों से रहित, बिना जुता । 
नत्र] खराब खेत 2 (आलं०) बुरा विद्यार्थो, कुपात्र । 
सम० -- बाद्‌ (वि०) आत्मज्ञान से विरहित । 

अक्षोट: [अक्ष्‌ +-ओट)] अखरोट, (मरा० डोंगरी अक्रोड) । 

अक्षोभ्य (वि०) [ न° त० ] स्थिर, घीर-रघु १७।७४ । 

अक्षौहिणी (स्त्री) [ अक्षाणां रथानां सवंषामिन्द्रियाणां वा 
ऊहिनी --ष°० त°] [| अक्षु+ऊह+णिनि+डीप्‌ ] 
पूरी चतुरंगिणी सेना जिसमें २१८७० रथ, २१८७० 
हाथी, ६५६१० घोड़ तथा १०९३५० पदाति हों । 

अखंड (वि०) { न० ब० ] जो टूटा न हो, संपूर्ण, समस्त 
-~-अखंडं पुण्यानां फलमिव-श० २।१०--इम्‌ (क्रि 
वि०) निरन्तर, अविराम । 

अखंडन (वि०) [ न० ब० | जो टूटा न हो, टूट न सके, पूरा, 
संपूर्ण; -न न दूटना, निराकरण न करना; -नः समय । 


५ 


) 


अखंडित (वि०) [न खंडित:--न० त०] 1 न॑ टूटा 
हुआ, 2 विघ्नरहित, बाधारहित । सम०- उत्सब 
(वि०) सदा आमोदप्रिय; ऋतुः वह समय या ऋतु 
जिसमें सदा की भांति पुष्पादि उत्पन्न हों; (वि०) 
फलदायी । 

अखर्व (वि०) [ न० त० | 1 जोबौना या छोटे कद का न 
हो, जिसकी शारीरिक वृद्धि न रुकी हो 2 अनल्प, बडा, 
-अखर्वेण गर्वेण विराजमानः -- दश० 3। 

अखात (वि०) [ न० त० ] न खुदा हुआ, न दफनाया हुआ 
--तः, तं 1 प्राकृतिक झील 2 मंदिर के सामने का 
पोखर । 

अखिल (वि०) [ नास्ति खिलम्‌ अविष्टम्‌ यस्य--न० 
ब० ] 1 सम्पूर्ण, समस्त, पूरा; इसका प्रयोग प्रायः 
सर्व' के साथ पाया जाता हैं: -एतद्धि मत्तोऽधिजगे | 
सर्वमेषोऽखिरं मुनिः -मनु० १।५९ "लेन ( क्रि० 
बि०) पूर्णं रूप से 2 भूमि जो परत की न हो, जुती 
हुई हो । 

अखेटिकः (पुं०) [ नञा +खिट्‌-+-षिकन्‌ न० त० ] 1 वृक्ष- 
मात्र 2 शिकारी कुत्ता । 

अख्याति [न० त०] अपकीति, अपयश । सम०--कर(वि०) 
अपकीतिकर, लज्जाजनक । 

अग्‌ (म्वा० पर० अक० सेट्‌ - अगति, आगीत, अगिष्यति, 
अगित) 1. सर्पिल गति से जाना, टेढे मेढ चरूना, 2. 
जाना (अंगति आंगीत्‌-आदि) । 

अग (वि०) [न गच्छतीति-गम्‌}-ड, न० त०] 1. चलने में 
असमथ, अगम्य; --गः 1. वृक्ष 2. पहाड, पत्थर 
3. साँप 4. सूर्यं 5. सात की संख्या । सम ० --आत्मजा 
पर्वत की पुत्री, पार्वती ।--ओकस्‌ (पुं) 1. पहाड़ी 
2. पक्षी (वृक्षवासी) 3. 'शरभ' नामक जन्तु जिसकी 
आठ टांगे मानी जाती हूँ 4. सिंह; --ज (वि०) 
पहाड़ों में घूमने वाला, जंगली, -जम्‌ शिलाजीत । 

अगच्छ (वि०) [गम्‌-बाहुलकात्‌ श-न० त०] न जाने 
वाला । -च्छः (पु०) वृक्ष । 

अगतिः (स्त्रीश) [न० त०] 1. आश्रय या उपाय का 
अभाव, आवश्यकता 2. प्रवेश न होना (शा० और 
आलं०) । 

अगति (तो) क (वि० ) [न० ब०] निस्सहाय, निरुपाय, 
निराश्रय,-बालमेनामगतिमादाय-दश ९; दंडस्त्वगति- 
का गतिः -या० १।३४६ | 

अगद (वि०) [न० ब०] नीरोग, स्वस्थ, रोगरहित ।--दः 
1. औषधि. दवाई 2, स्वास्थ्य 3. विषहरण विज्ञान । 

अगदंकारः (पु०) [अगदं करोति--अगद¬- कृ‡-अण्‌ 
मुमागमश्च] वैद्य, चिकित्सक । 

अगम्य (वि०) [न गन्तुमहति-गम्‌+-यत्‌ न° त०] 1. 
दुर्गम, न जाने योग्य, पहुँच के बाहर (शा० और 


( 


आलं०) योगिनामप्यगम्य: आदि 2. अकल्पनीय, 
मबोध्य-याः संपदस्ता मनसो$प्यगम्या:--शि० 
३॥५९ । 'गम्य के अन्तगेत भी देखिए। सम०-- 
रूप (वि०) अकल्पनीय तथा अनतिक्रात रूपया 
स्वभाव दाला -- रूपां पदवीं प्रपित्सुना--कि० १॥९ | 

अगम्या (स्त्री) वह स्त्री जिसके पास मैथुन के लिए 
जाना उचित नही, एक नीची जाति- “गमन चैव 
जातिभ्रंशकराणि वा इत्यादि ! सम०--गमनं अनुचित 
मैथुन, व्यभिचार -मामिन्‌ (वि०) अनुचित मंथुन 
करने वाला, व्यभिचारी । 

अयद (न०) [न गिरति; गृ-उ, न० त०] अगर--एक 
प्रकार का चंदन । 

अगस्तिः, अगस्त्यः [ बिन्ध्याख्यम्‌ अगम्‌ अस्यति; अस-- 
क्तिच्‌-शक० | [ अग विन्घ्याचलं स्त्यायति स्तम्नाति- 
सत्यै +-क, वा अगः कुम: तत्र स्त्यानः संहतः इत्यगस्त्यः] 
1. 'कुम्भज' एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 2. एक नक्षत्र 
का नाम। 

अगस्त्यः अगस्ति, दे० ऊपर । 

अगाध (वि०) [न० ब०] अथाह, बहुत गहरा, अतल-अगाघ- 
सलिळात्समुद्रात्‌ -हि० १५२; (आलं०) गंभीर, 
सविवेक, बहूत गहरा सत्त्व-रघु० ६।२१; -यस्य 
ज्ञानं दयासिघो रगाघस्यानघा गुणाः-अमर०; अथाह, 
अबोध्य; -घः--घं गहरा छेद या दरार; सम०-- 
जलः गहरा तालाब, गहरी झील । 

अगारं [ अगं न गच्छन्तम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति-अग्‌ + ऋ-- 
अण्‌ | घर; शून्यानि चाप्यगाराणि-मनु० ९।२६५; 
“दाहिन्‌ घरफूक आदमी । 

अबिरः [ न गीर्यते दुःखेन--गु बा० क--न० त० ] 
स्वर्ग । सम०--ओकस्‌ (वि०) स्वर्ग में रहने वाला 
(जैसे देवता) । 

अगुण (वि०) [न० ब०] 1. निर्गुण (परमात्मा के संबंध 
में); 2. जिसमें अच्छे गुण न हों गुणहीन--अगुणो- 
$यमशोक:--मालवि०३; ---शः दोष, अवगुण । 

अगुरु (वि०) [न० त०] 1 जो भारी न हो, हल्का, 2. 
(छंद मे) लघु 3. जिसका कोई शिक्षक न हो; - दः 
(नपु० भी) अगर की सुगन्धित लकड़ी और पेड़ । 

अगृहः (वि०) [न० ब०] बिना घर बार का घुमक्कड़, 
साधू । 

अगोचर (वि०) [नास्ति गोचरो यस्य--न० ब०] जो 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, अस्पष्ट; --वाचामगोचरां 
हरर्षावस्थामस्पृशत्‌--दश० १६९; --रं 1. अतीन्द्रिय, 
2. अदृश्य, अज्ञेय 3. ब्रह्म । 

अग्नायी (स्त्री०) [अग्नि+-एऐङ-+- ङीष्‌] 1 अग्नि की पत्नी, 
भग्निदेवी' स्वाहा 2. त्रेतायुग । 

अग्नि; [अंगति ऊध्वं गच्छति-अङग्‌ ]-नि नलोपश्च] आग 


) 


1. कोप", चिता” आदि, 2. आग का देवता 3. 
तीन प्रकार की यज्ञीय अग्नि--गाहंपत्य, आहवनीय 
और दक्षिण 4. जठरारिन, पाचनशक्ति 5. पित्त 6. 
सोना 7. तीन की संख्या; इन्द्र समास में जब कि प्रथम 
पद में देवताओं के नाम या विशिष्ट छब्द हों तो 
'अग्नि' के स्थान पर 'अग्ना' हो जाता है जैसे “विष्णु, 
०मरुतो; 'अग्नि' के स्थान पर 'अग्नी' भी हो जाता 
हैं जैसे--पर्जेन्यौ, वरुणो, “षोमो । सम०--अ 
(आ) गारं--रः,-आलयः--गृहं अग्नि का मन्दिर-- 
रघु ५।२५।--अस्त्रं आग बरसाने वाला अस्त्र, रॉकेट, 
इसी प्रकार ०बाण: --आधानं अग्नि की प्रतिष्ठा करना, 
इसी प्रकार ०आहितिः,-आधेयः वह ब्राह्मण जो अग्नि 
को प्रतिष्ठित रखता है, दे” आहिताग्नि, उत्पातः 
अग्निसंबंधी उत्पात, उल्का या धूमकेतु आदि; -- 
उपस्थानं अग्नि की पूजा, अग्निपूजा का सुक्त या मंत्र-- 
कणः, स्तोकः चिनगारी;- कर्मन्‌ (नपुं०) 1. अग्नि 
क्रिया 2. अग्नि में आहुति, अग्नि की पूजा, इसी प्रकार 
०कार्य; --निर्वतिताग्निकाय:--का० १६;--कारिका 
1 पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित करने का साधन, 'अग्नी भ्र” 
नामक ऋचा, 2. अग्नि कार्य; काष्ठं अगरु; -कुक्कुटः 
अग्नि-झलाका ; ---कुंड अग्नि को स्थापित रखने के लिएं 
स्थान, अग्नि पात्र;--कुमार:-तनय:-सुतः कातिकेय जो 
अग्नि से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं, दे० कातिकेय;--केतुः 

;कोणः-दिक्‌ दक्षिण-पू्वो कोना जिसका देवता 

हें; -क्रिया अन्त्येष्टिक्रिया, औध्वंदैहिक संस्कार 
2. दाह किया; --क्रीडा आतिशबाजी, रोशनी; --गर्भ 
(वि०) आम्यन्तर में आग रखते हुए, र्भा शमीमिव- 
श० ४।३. (--र्भ:) सूर्यकान्त मणि जिसे सूर्य की 
किरणों के स्पर्श से आग उगलने वाला माना जाता 
है; तु०-श० २।७ (-र्भा) 1. शमीवृक्ष 2. पृथ्वी; -- 
चित्‌ (पुं ) अग्नि को प्रज्वलित रखन वाला--यतिभिः 
सार्घ॑मनग्निमग्निचित्‌--रघु ० ८।२५; ~-चयः--चयनं 
चित्या अग्नि को प्रतिष्ठित रखना, अग्न्याधान; -ज 
(वि०) अग्नि से उत्पन्न होने वाला; --अः--जातः 
1. कार्तिकेय 2. विष्णु; --जं--जातंसोना,, इसी 
प्रकार "जन्मन्‌; जिह्वा आग की लपट, अग्नि, 
की सात जिह्वाओं (कराली घूमिनी श्वेता लोहिता 
नीललोहिता । सुवर्णा पद्मरागा च जिद्वाः सप्त विभा- 
वसोः ॥ में से एक; --तपस्‌ (वि०) बढ़ता आहु 
आग के समान चमकने या चलने वाला; --त्रयं त्रेता 
(स्त्री) तीन अग्नियां (अग्नि के अन्तगेत देखिए); 
-ण्ब (वि०) 1 पौष्टिक, क्षुधावद्धंक 2 दाहक; 
दात्‌ (पुं) मनुष्य का दाहकम करने वाला; 
--शोषन (वि०) क्षुघावद्धक, पौष्टिक; --दीप्ति:, 
बद्धः बढ़ी हुई पाचन शक्ति, अच्छी मूख; --देवा 


( 


कृत्तिका नक्षत्र; --धानं पबित्र अग्नि को रखने का 
पात्र या स्थान, अग्निहोत्री का घर; ---धारणं अग्नि 
को सदा प्रतिष्ठित रखना; --पर्रिक्र (हिक) या 
अग्नि-पूजा ; --परिच्छदः यज्ञ के सारे उपकरण-मनु ० 
६१४; --परीक्षा (स्त्रीश) अग्नि द्वारा परीक्षा; -- 
पर्यतः ज्वालामुखी पहाड़; --पुराणं व्यास प्रणीत १८ 
पुराणों में से एक; --प्रतिष्ठा (स्त्री?) अग्नि की 
स्थापना, विशेष कर विवाह संस्कार की;--प्रवेश्ः 
--प्रबेशनं अग्नि में उतरना, अपने पति की चिता 
प्र किसी विधवा का सती होना,--अस्तरः फलीता, 
चकमक पत्थर; --बाहुः घुआँ; --भं 1 कृत्तिका 2 
सोना; --भु (नपु०) 1 जल 2 सोना; --भूः 
अग्नि से उत्पन्न कातिकेय; --भणिः सूर्यकान्त मणि, 
फलीता; --मंथ: --पंथनं घर्षण या रगड़ द्वारा आग 
पैदा करना; --मांचं पाचनशक्ति का मंद होना, भूख 
न लगना; --मुखः 1 देवता, 2 ब्राह्मणमात्र 3 मुंह 
में आग रखने वाला, जोर से काटने वाला, खटमल 
का विशेषण--पंच० १; --मुखी रसोई घर; -- 
रक्षणं पवित्र गार्हपत्य या अग्निहोत्र की अग्नि को 
प्रतिष्टित रखना; --रजः --रजस्‌ (पुश) 1 इंद्रगोप, 
नामक एक सिंदूरी कोड़ा 2 अग्नि को शक्ति 3 लोक; 
लोकः अग्नि का वहं संसार जो मेरु शिखर के 
नीचे स्थित है.--वध्‌ (स्त्री०) स्वाहा, दक्ष की पुत्री 
और अग्नि की पत्नी; --वर्घकक (वि०) पौष्टिक -- 
याहः 1 धुआं 2 बकरी; --बोर्य 1 अग्नि की शक्ति 
` 2 सोना --शरणं-ज्ञाला--झालं अग्नि का | 
वह स्थान या घर जहाँ पवित्र अग्नि रक्‍खी जाय-- 
*रक्षणाय स्थापितोऽ हम्‌ वि० 3; --शिखः 1 दीपक 
राकेट, 2 अग्निमय बाण, 3 बाणमात्र 4 कुसुम या 


केसर का पौधा, 5 केसर; --दिखं 1 केसर 2 सोना; 
लाए ष्टुत्‌, --ष्टुभ्‌, --ष्टोम आदि दे० - स्तुत्‌, 
--°स्तुभ्‌ आदि--संस्कारः 1 अग्नि की प्रतिष्ठा 
2 चिता पर शव की दाह क्रिया-नाऽस्य कार्योऽग्नि- 
संस्कारः मनु० ५१६९ रघु? १२।५६, “सलः 

: 1 हवा 2 जंगली कबूतर 3 घुआं; -_ 
साक्षिक (वि० या क्रिवि”) अग्नि को साक्षी बनाना 
अग्नि के सामने; —पंचबाण? मालवि० ४।१२;-- 
स्तुत्‌ (पु०) एक दिन से अधिक चलने वारे यज्ञ का 
एक भाग; --स्तोमं (ष्टोमः) बसन्त में कई दिन 
तक चलने वाला यज्ञीय अनुष्ठान या दीर्घकालिक 
संस्कार जो ज्योतिष्टोम का एक आवश्यक अंग हैं, 
होत्रं 1 अग्नि में आहुति देना, 2 होम की अग्नि 
को स्थापित रखना और उसमें आहुति देना,-होत्रिन्‌ 
(वि०) अग्निहोत्र करने वाला, या वह व्यक्ति जो 
अग्निहोत्र द्वारा होमाग्नि को सुरक्षित रखता हे । 


७ 


) 


अग्निसात्‌ (अव्य०) अग्नि की दशा तक, इसका प्रयोग 


समस्तपद में 'कृ' घातु (जलाना, भस्म करमा) के 
साथ किया जाता है-- न चकार शरीरमग्निसातू-- 
रघु० ८७२; भू जलाया जाना | 


(वि०) [अङ्ग+-रम्‌ नलोपश्च] 1 प्रथम, सर्वोपरि, 
मुख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख; “महिषी मुख्य रानी; 2 अत्य- 
धिक; -यग्रें 1 (क) सर्वोपरि स्थल या उच्चतम 
बिन्दु (विप०--मूलम्‌, मध्यम्‌); (आलः) तीक्ष्णता, 
प्रखरता, नासिका --नाक का अग्रभाग, समस्ता एव 
विद्या जिल्वाग्रेचभवन्‌--का० ३४६--जिह्वा के अग्न 
भाग पर थी, (ख) प्रोटी, शिखर, सतह--कैलास", 
पर्वत” आदि 2 सामने 3 किसी भी प्रकार में सर्वोत्तम 
4 लक्ष्य, उद्देश्य 5 आरम्भ 6 आधिक्य, अतिरेक, 
समस्त पदों में जब यह प्रथम पद के रूप में प्रयक्‍्त 
होता हैं तो इसका अर्थ होता है-- 'पूर्वभाग' 'सामने' 
'नोंक' आदि; उदा० पाद:-चरण:। सम०--ज्नो 
(णो) कः (कम्‌ ) सैन्यमुख--मनु० ७।१९३--आसनं 
प्रमुख आसन, सान-आसन--मुद्रा० १।१२,- करः 
==अग्रहस्तः--गः नेता, मार्गदर्शक, सबसे भागे चलने 
वाला --गण्य (वि०) श्रेष्ठ, प्रथम श्रेणीमें रक्खे 
जाने योग्य; --ज पहले पैदा या उत्पन्न हुआ; --जः 
अग्रजन्मा, बड़ा भाई-अस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे-रघु० 
१४।७३ 2 ब्राह्ाण--जा बड़ी बहन, इसी प्रकार 
“जात, "जातक, "जाति । - जम्मन्‌ (पु) 1 पहले 
जन्मा हुआ, बड़ा भाई 2 ब्राह्मण--दश०१३ lt T 
जिह्वा की नोक; --दानिन्‌ (वि०) पतित ब्राह्मण 

मृतक श्राद्ध में दान लेता है; --दूतः आगे-आगे जाने 
वाला दूत--कृष्णाक्रोधाग्रदूतः~वेणी० १।२२, रघु० 
६।१२,-नीः(णीः) प्रमुख मेता-अप्यग्रणी मैन्त्रकृतामृषी- 
णाम्‌-रघु० ५१४; -पादः पैर का अगला हिस्सा, पैर 
का अगला पंजा,--पूजा आदर या सम्मान का सर्वोच्च 
या प्रथम चिह्ल,--पैयं पीने में प्राथमिकता भागः 
1. प्रथम या सर्वोत्तम भाग 2. शेष, शेष भाग 
3. नोक, सिरा; --भागिन (वि०) (शेषभाग) को 
पहले प्राप्त करने का अधिकार प्रकट करने वाला; -- 
भूः=°ज,~ भूमिः (स्त्री) महत्त्वाकांक्षा का लक्ष्य 
या उद्दिष्ट पदार्थ; --मांसं हृदय का मांस, हृदय-- 
जसं चानीतम्‌-वेणी० ३; --याथिन्‌ (वि०) नेतृत्व 
करना, सेना के आगे चलना, पुत्रस्य ते रणशिरस्य- 
यमग्रयायी--श० ७।२६,- योधिन्‌ (१०) मुख्य वीर, 
मुख्य योद्धा, --संघानी यम द्वारा मनुष्यों के कार्यों का 
लेखा-जोखा रखने की बही; --संध्या (स्त्री०) प्रभात 
काल; कर्कन्धूनामुपरि तुहिनं रंजयत्यग्रसंध्या--श० ४ 
(पाठ०),--सर न्ऱ्यायिन्‌---नेतृत्व करने वाला~रघु० 
९२३; ५७१; --हस्तः (पु०) (-- करः, पाणिः) 


( 


हाथ या भुजा का अगला भाग, हाथी की सूंड का 
सिरा; कभी २ उंगली या उंगलियों के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता हैं; दाहिना हाथ--अथाग्रहस्ते मुकुलीकृतां- 
गुली कुमा० ५।६३- हायनः(णः)- वर्षका आरम्भ, 
मार्गशीष (मंगसिर) महीने का नाम; --हारः राजाओं 
द्वारा ब्राह्मणों को जीवननिर्वाहार्थ दान में दी गई भूमि 
-“कस्मिद्चिदग्रहारे---दश ० ८।९। 

अग्रतः (क्रि वि०, [अग्रे अग्राद्य--तसिल] (संबन्धकारक 
के साथ) 1. सामने, के आगे, के ऊपर; आगे 2. की 
उपस्थिति में, 3. प्रथम | सम०--सरः नेता ! 

अग्रिम (वि०) [अग्रे भवः--अग्र |- डिमच्‌] 1. प्रथम (क्रम, 
श्रेणी आदि में); प्रमुख, मुख्य 2. बड़ा, ज्येष्ठ; --मः 
बड़ा भाई । 

मग्रिय (वि०) [अग्रे मवः--अग्र{-घ] प्रमुख आदि,--यः 
बड़ा भाई । 

कडीय (वि०) [अग्रेभवः--अग्र+-छ] प्रमुख, सर्वोत्तम 
भादि । दे० अग्रिम । 

अघ्रे (क्रि० वि०) 1. के सामने, पहले (काल और देश 
वाचक) 2. की उपस्थिति में, 3. के ऊपर 4. बाद में 
फलत:--एवमग्रे वक्ष्यते, एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌ आदि 5. 
सबसे पहले, पहले 6. ओरों से पहले। सम०-गः 
नेता,--दिषिषुः-ष्‌ः पहले तीन वर्णो में से कोई एक 
पुरुष जो विवाहित स्त्री से विवाह करता है, (पुनर्भू- 
बिवाहकारी) ; -- दिधिष्‌ः (स्त्री ०) एक विवाहित स्त्री 
जिसकी बड़ी बहन अभी अविवाहित हु-_ (ज्येष्ठायां 
यद्यनूढायां कन्यायाम्‌ ह्यतेऽनुजा, सा चाग्रेदिधिषूज्ञेया 
पूर्वा च दिघिष्‌: स्मृता): “पतिः अग्रेदिधिष्‌ स्त्री का 
पति;--वनं-ण॑ जंगल को सीमा या अन्तिम सिरा; -- 
सर (वि०) आगे २ चलने वाला, नेता--मानमहता- 
मग्रेसरः केसरी--भतृं ० २1२२ । 

खग्र्य (वि० [अग्रे जातः-अग्र+-यत्‌] 1. प्रमुख, सर्वोत्तम, 
उत्कृष्ट, सर्वोच्च, प्रथम--तदङ्गमग्रयं मघवन्‌ महाक्रतोः 
~ रधु० ३।४६, महिषी १०।६६, अविकरण के 
साथ भी; मनु० ३॥१८४,---प्र्य: बड़ा भाई । 

अध्‌=भंघ्‌--दे० (चु० उभ०) बुरा करना, पाप करना। 

शर्वं | अघ्‌+-अच्‌ ] 1 पाप--अघौधविघ्वंसविघौ पटी- 
यसीः--शि० १।१८, २६. °मषंण आदि 2. कुकृत्य, 
अपराघ, दोष शि० ४।३७ 3. अपकृत्य, दुर्घटना, 
विपत्ति-क्रियादधानां मघवा विघातम्‌-कि० ३।५२; 
दे० अनघ 4. अपवित्रता, (अशोचं) 5. व्यया, कष्ट 
घः एक राक्षस का नाम, बक और पूतना का भाई 
जो कस के यहां मुख्य सेनापति था । सम०--असुरः 

दे० ऊपर 'अघ',-अहः (अहन्‌) अपवित्रता का 

दिन, अशौच दिन; -आयुस्‌ (वि०) गहित जीवन 

बिताने वाला; --नाश--नाज्ञन (वि०) परिमार्जक, 


ट 


) 


पापनाशक; --मर्षण (वि०) विशोषक, पाप को 
हटाने वाला, ऋग्वेद के मन्त्र जिनका सन्ध्या-प्रार्थना 
के समय प्रायः ब्राह्मणों द्वारा पाठ होता है (ऋग्‌- 
मं० १० सू० १९०) सर्वेनसामपघ्वंसि जप्यं त्रिष्वघम- 
षेणम्‌--अमर०,--विषः साँप; --शंसः दृष्ट आदमी 
जैसे चोर; शंसिन्‌ (वि०) किसी के पाप या अपराध 
को बतलाने वाला । 

अमं (वि०) [न० ब०] जो गरम न हो, ठंडा, “अंशु, 
“घामन्‌-चन्द्रमा जिसकी किरणें ठण्डी होती है । 

अघोर (वि०) [न० त०] जो भयानक न हो, भीषण न 
हो,--र: शिव या शिव का कोई रूप जिसमें अघोर 
=धघोर हो! सम०--पथः--मार्गः शिव का अनु- 
यायी, - प्रमानं भीषण शपथ या अग्नि परीक्षा। 

अघोष (वि०) [ नास्ति घोषो यस्य यत्र वा-न० ब० ] 
घ्वनिहीन, नि:शब्द,---थः प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो अक्षर, 
श, ष, तथास। 

अङ्कक्‌ (म्वा० आ०) टेढा-मेढा चलना, (चु ०उभ०-अड्भूयति- 
ते, अडुयितु, अङ्कित) 1. चिह्नित करना, छाप लगाना- 
स्वनामधेयाङ्कित-श० ४ नामांङ्कित --नयनोदर्बिदुभिः 
अङ्कितं स्तनांशुकम्‌ विक्रम» ४।७, 2. गिनना, 3. 
घब्बा लगाना, कर्लङ्कित करना-तत्को नाम गुणो भवे- 
त्सुगुणिनां यो दुरजेनैर्नाङ्कितः--म्तृं० नी० ५४ 4. 
चलना, इठलाना, जाना । 

अङ्कः (पुं) [अङ +अच्‌] 1. गोद (नपृं० भी ), अङ्ग्यः 
यावङ्कुमुदीरिताशीः-कु ० ७1५१ 2. चिह्न, संकेत-अलक्त- 
काङ्कां पदवी ततान-रघु० ७1०; घब्बा, लांछन, कलडू, 
दाग-इन्दोः किरणेष्विवा डू:-कु ० १॥३,-कट्यां कृता छो 
निर्वास्य:--मनु० ८२८१; 3. अडू, संख्या, ९ की 
संख्या 4. पाइव, पक्ष, सान्निध्य, पहुँच,-समुत्सुकेवा छु- 
मुपैति सिद्धि:-कि० ३।४०-सिहो जम्बुकमद्कमागतमपि 
त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम्‌ --भतुँ० नो ० ३०; 5. नाटक का 
एक खंड 6. केटिया या मुड़ा हुआ उपकरण 7. नाट्य- 
रचना का एक प्रकार, रूपक के दस भेदों में से एक, 
दे० सा० द० ५१९ 8. पंक्ति, मुड़ी हुई पंक्ति, सामा- 
न्यतः एक मोड़, भुजा में मोड़। सम०-अवतारः 
जब नाटक के आगामी अक्कू से सातत्य प्रकट करता 
हुआ, पूर्वाङ्क के अस्त में-अद्भुसकेतं-किया जाता है 
उसे अङ्कावतार कहते हैं जैसे कि शकुन्तला का छठा 
अङ्कु अथवा मालविकाग्निमित्र का दूसरा अ डु:- 
तंत्र संख्या-विज्ञान (अंकगणित या बीजगणित), 
-घारणं-णा (नपुं० स्त्री०) 1. चिह्न लगाना या संकेत 
करना 2. आकृति या मनुष्य को आंकने की रीति 
-परिवते: 1. दूसरी ओर मुड़ना 2. किसी की गोद 
में लुढ्कना या प्रेम के हाव-भाव दिखाना (आलि- 
गन के अवसर पर); -मालिः--पाली (स्त्री०) 1. 


( 


आछिंगन-तावद्गाढं वितर सकृदप्यद्धुपालीं प्रसीद-माल० 
८।२; 2. दाई, नर्स; --पाशः अंकगणित में एक 
प्रकार की प्रक्रिया जिसमें १-२ आदि संख्याओं के 
अदल-बदल से एक विचित्र श्रृंखला सी बन जाती हैं; 
--भाज्‌ (वि०) 1. योद में बैठा हुआ या लिया हुआ 
जैसे कि एक बच्चा 2. सुगम, निकटस्थ, सुलभ--कि० 
५५२; -मुखं (या--आस्यम्‌) अङ्क का वह 
भाग जहाँ सब अङ्क $ का विषय सूचित किया गया हो 
अद्धुमुख कहलाता है, इसी से बीज और फल का संकेत 
होता है--उदा० माल० १ में कामंदकी और अव- 
लोकिता उस अंश का संकेत करती हैं जिसका अभिनय 
भूरिवसु और अन्य पात्रों को करना है । इसमें कथावस्तु 
का क्रम भी संक्षेप में बतला दिया जाता है; -विद्या 
संख्या-विज्ञान, अंकगणित । 

अङ्कनं [अङ्क्‌ ! ल्युट्‌]1. चिह्न, प्रतीक 2. चिह्नित करने की 
क्रिया 3. चिह्न लगाने के साघन, मुहर लगाना आदि । 

अङ्कतिः [अञ्च्‌ --अति, कुत्वम्‌-अञ्चेः को वा-अञ्चतिः 
अङुतिर्वा] 1. हवा, 2. अग्नि 3. ब्रह्मा 4. वह ब्राह्मण 
जो अग्निहोत्र करता है । 

अङ्कुटः [अङ्क्‌ +- उटच्‌] ताली, कुंजी । 

अङ्कुरः [अड्क्‌+ उरच्‌] 1 अंखुवा, किसलय, कोंपल 
-दर्भाङळुरेण चरणः क्षतः--श० २।१०; समस्तपद के 
रूप में प्राय: इसका 'नुकीला' या 'तीक्ष्ण' अर्थ होता 
ह-मकरवकतूदंष्ट्राङकुरात्‌-भ० २।४ तुकीली दाढ; 
(आलं०) कलम, संतान, प्रजा--अनेन कस्यापि कुला- 
कुरेण --ग० ७1१९; 2. पानी 3. रुधिर 4. बाल 5. 
रसौली, सूजन । 

अङ्कुरित (वि०) [अङकुर इतच्‌] नवपल्लवित, उत्पन्न, 
तं मनसिजेनेव--विक्रम० १।१२ मानों काम ने किस 
लय पैदा कर दिये हैं । 

अङ्कुशः [अङक-{-उशच्‌] (लोहे का) काँटा या हांकने 
की छडी, (आलं०) नियंत्रक, संशोधक, प्रशासक, 
निदेशक, दबाव या रोक-निरङ्कुशाः कवयः; कवि नियं- 
त्रण से मुक्त होते हैं या उन पर कोई बन्धन नहीं 
होतः | सम ०--ग्रहः पीलवान,-अन्वेतुकामोऽवमताङकुश- 
ग्रहः--शि० १२।१६; -वुर्घरः दुर्दान्त; --धारिन्‌ 
(पु०) हाथीवान । 

अङकुशित (वि०) अङ्कुश--झ्तच्‌) अङ्कुश से हांका 
गया । 

अङ्कुशिन्‌ (वि०) [अङकुश+ णिनि] अङ्कुश रखने वाला । 

अङक्रः अंखुवा-दे० 'अङ्कुर' । 

अङकषः=-दे० अङ्कुश । 

अड्कोट:-ठ:-लः [अङ्क -†- ओट-ठ-ल] पिस्ते का वृक्ष । 

अङ्कोलिका [अङ्क +-उल--क¬-टाप्‌ या अद्धू-पालिका 
का अपभ्रंश] आलिगन। 

२ 


) 


अङ्क्य (वि०) [अङ्क्‌~ ण्यत्‌] दागने योग्य, चिह्नित या 
अंकित करने योग्य; -क्यः एक प्रकार का ढोल या मृदंग । 

अङ्ख्‌ (चु० पर० अक० सेट्‌) [अङ्कयति-अङ्कित] 1. पेट के 
बल सरकना 2. चिपटता 3. रोकना । 

अङ्ग्‌ (म्वा० पर० अक० सेट्‌) [अङ्गति, आनङ्ग, अङ्गितुम्‌, 
अङ्गित] जाना, चलना; (चु० परश) 1. चलना, चक्कर 
काटना 2. चिल्ल लगाना । 

अङ्कः (अव्य०) [अङ्ग्‌+-अच्‌] संबोधक अव्यय, जिसका 
अर्थ है “अच्छा” 'अच्छा, श्रीमान्‌’ 'निस्सन्देह' 'सच' 
हाँ (जैसा कि अङ्गीकृ में) ;-अङ्ग कच्चित्कुशली तातः 
-का० २२१; 'किम जोड़ कर इसका अर्थ होता है 
“कितना कम! 'कितना अधिक -तुणेन कार्यं भवती- 
इवराणां किमङ्ग वाग्हस्तवता नरेण-पंच० १।७१। 
कोशकारों ने इसके निम्नांकित अर्थ बताये है- 
क्षिप्रे च पुनरथे च सङ्गमासूययोस्तथा । हर्षे संबोधने 
चैव ह्यङ्गशब्दः प्रयुज्यते ।। “संस्कृत-रचना-छात्र 
निदेशिका' का § २४३ भी देखें। गं- 1. शरीर 
2. अंग या शरीर का अवयव-दोषाद्भनिर्माण- 
विधौ विघातुः-कुमा० १।३३; 3. (क) किसी संपूर्ण 
वस्तु का प्रभाग या विभाग, एक खण्ड या अंश, जैसे 
सप्ताङ्गं राज्यम्‌-चतुरङ्ग.बलम्‌, अतः (ख) संपूरक या 
सहायक खण्ड, पूरक (ग) अवयव, सारभूत घटक 
-तदङ्गमग्र्यं मधवन्‌ महाक्रतो:--रघु ० ३१४६; (घ) 
विशेषणात्मक या गौणभाग, गौण, सहायक या आश्रित 
अंग (जो मुख्य वस्तु का सहायक है), (इसका बिप० 
है 'प्रधान' या अक्धिन्‌')-अद्धी रौद्र रसस्तत्र सर्वेऽ ङ्गानि 
रसाः पुनः--सा० द० ५१७ (च) सहायक साधन 
या युक्ति 4. (व्याक०) शब्द का मूलः रूप 5. (क) 
नाटकों में पांचों सन्धियों के उपभाग (ख) गौण 
लक्षणों से युक्त समस्त शरीर 6. छः की संख्या के 
लिए आलंकारिक कथन 7. मन; --गाः (पुं ब० व०) 
एक देश का नाम, उस देश के वासी-यह प्रदेश 
बंगाल के वर्तमान भागलपुर के आस पांस स्थित है । 
सम०--अङ्कि,-अङ्गोभावः शरीर के अंगों का 
संबंध, गौण अंगों का मुख्य अंग से संबंध या पोष्य 
अंग का पोषक अंग से संबंध (गौणमुख्यभावः, उप- 
कार्योपकारकभावश्च); अविश्रान्तजुषामात्मन्यङ्गा ्गित्वं 
तु संकरः--का० प्र १०; (जनुग्रा यानुग्राहकत्वम्‌) 
--अधीपः--अघीशः अंगों का स्वामी, कर्ण (तु० 
°राजः, “पतिः, °ईश्वरः, अधीश्वरः), --ग्रहः 
ऐंठन; --ज,--जात (वि०) 1 शरीर पर उपजा 
हुआ, या शरीर में जन्मा हुआ, शारीरिक 2 सुन्दर, 
अलंकृत; -- (जः) जनुस्‌ 1 पुत्र 2 शरीर के बाल 
(नपं० भी), 3 प्रेम, काम, प्रेमावेश 4 शराबखोरी, 


मस्ती 5 एक रोग; --(जा) पुत्री; - (जं) 


( 


रुधिर; --ड्लीप छोटे छः द्वीपों में से एक; --स्यासः 
उपयुक्त मंत्रों के साथ हाथ से शरीर के अंगों 
को स्पर्शे करना; --पालि: (स्त्री?) आलिंगन, 
-पालिका--दे ०, अंकपालि --प्रत्यङ्घ छोटे बडे सब 
अंग; --भू: 1 पुत्र 2 कामदेव; --भद्धः 1 गात्रो- 
पघात, लकवा--- विकल इव भूत्वा स्थास्यामि-झ० 
२; 2 अंगड़ाई लेना (जैसा कि सोकर उठते ही मनुष्य 
करता है) ---संत्र: एक मंत्र का नाम,--मर्द: 1 जो 
अपने स्वामी के शरीर पर मालिश करता है, 2 मालिश 
करने की क्रिया, इसी प्रकार “मर्दकः या "मदिन्‌, 
““भर्ण: गठिया रोग; --यतः,-र्‍यायः यज्ञ से संबद्ध 
गौण क्रिया,--रक्षक: शरीर रक्षक, व्यक्तिगत सेवक, 
पचं०,३--रक्षणं किसी व्यक्ति की रक्षा, रक्षणी 
कवच, पोशाक --- रागः 1 सुगन्धित लेप, शरीर पर 
सुगंधित उबटन का लेप, सुगन्धित उबटन, --रघु० 
१२।२७, ६।६० कुमा० ५।११, 2 लेपन क्रिया, 
दिकल (वि०) 1 अपाहज, लकवा मारा हुआ, 2 
मूछित; विकृतिः (स्त्री) 1 शरीर में कोई 
विकार होना, अवसाद 2 मिरगीका दौरा, मिरगी 
—विकारः शारीरिक दोष,--विक्षेपः अंगों का हिलाना, 


शारीरिक चेष्टा; -- विद्या 1 ज्ञान के साधनभूत | 


व्याकरण आदि शास्त्र 2 अंगों की चेष्टा या चिन्हों 
को देखकर शुभाशुभ कहने की विद्या; बृहत्संहिता 
का ५१वां अध्याय जिसमें इस विद्या का पूर्ण विवरण 


१० 


निहित है --बिधि: गौण या सहायक अधिनियम जो | 
कि मुख्य नियम का सहकारी है; --बीरः मुख्य या | 


प्रधान नायक,--वैकृतं 1 संकेत, इंगित या इशारा 2 
सिर हिलाना, आँख झपकना, 3 परिवर्तित शारीरिक 


रूप; --संस्कार:, --संस्क्रिया शरीर को आभूषणों से ¦ 


सुशोभित करना, शारीरिक अलंकरण,--संहतिः 
(स्त्री०) अंगसमष्टि, अंगों का सामंजस्य, शरीर, 
देहशक्ति,--संगः शारीरिक संपर्क, मैथुन, संभोग; 
सेवकः निजी नौकर,--हारः हाव भाव, नृत्य, 
-र्‍्हारिः 1 हावभाव 2 रंग-भूमि; रंग-शाला; --हीन 
(वि०) 1 अपाहिज, विकलांग, 2 विकृत अंगवाला । 

अद्भूक [अड +-अच्‌, स्वार्थे कन्‌] 1. अङ्ग--अक्रतमधुरै- 
रम्बाना मे कुतूहलमङ्गके:-उत्त० २२०, २४. 2. 
शरीर-शि० ४६६ । 

अङ्गणंस्दे० अङ्गनम्‌ । 

अङ्कतिः | अङ्ग अति] 1. सवारी, यान (स्त्रीऽ भी), 
2 अग्नि 3. ब्रह्मा 4. अग्निहोत्री ब्राह्मण । 


अङ्कदं [ अंगं दायति द्यति वा, दै-दो+-क ] आभूषण, : 


कंकण जो कोहनी के ऊपर भुजा में पहना जाता है, 
बाजूबन्द, -तप्तत्रामीकराङ्गदः-विक्रम० १।१४; 
संघट्ट्यन्नङ्गदम ङ्गदेन--रघु० ६।७३; --इः 


1: 


) 


किष्किधा के बानरराज बालि का पुत्र; 2 ऊमिला से 
उत्पन्न लक्ष्मण का पुत्र-रघु० १५।९०, इसकी 
राजधानी का नाम अंगदीया था। 

अङ्भमं-भं [ अङ्ग्‌+-ल्युट्‌ ] 1 टहरूमे का स्थान, आंगन, 
चौक, सहन, बगड़; गृह”, गगन” व्यापक अन्तरिक्ष; 
“भुव: केसरवृक्षस्य--माल० १; 2 सवारी 3 जाना, 
चलना आदि। 

अङ्कना [ प्रशस्तम्‌ अङ्गम्‌ अस्ति यस्या:--अद्भू--न--टाप्‌ ] 
1 स्त्रीमात्र, नृप', गज, हरिण” इत्यादि; 2 सुन्दर 
स्त्री 3 (ज्यो०) कन्या राशि। सम०--जनः 1 स्त्री 
जाति 2 स्त्रियो; प्रिय (वि०) स्त्रियों का प्रिय, 
-+प्रियः अशोकवृक्ष । 

अद्धस्‌ (पुं०) [अञ्ज्‌+-असुन्‌ कुत्वम्‌] पक्षी । 

अद्भूर:-रं [अङ्ग्‌-आरन्‌] 1 कोयला (जळता हुआ या बुझा 
हुआ, ठंडा);-उष्णों दहति चाङ्गारःशीतः कृष्णायते 
करम्‌--हि० १८०; -त्वया स्वहस्तेनाङ्गाराः कषिताः 
“-पंच० १ तुमने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, 
तु० 'अपने लिए स्वयं खाई खोदना' 2 मंगल ग्रह,--रं 
लाल रंग। सम० --धानिका अंगीठी, कांगड़ी, 
~पात्री, --शकटी अंगीठी, कांगड़ी; --वल्लरो 
वल्ली नाना प्रकार के पौधों का नाम विशेषतः 
'गुंजा' घुंघची । 

अङ्कारकः-कं [अङ्गार+स्वार्थे कन्‌] 1 कोयला 2 मंगल ग्रह 
—°विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पते:--मृच्छ ० ९।३३; 
--“ चारः मंगळ ग्रह का मार्ग 3 मंगलवार (°दिनं, 
वासरः) „~कं एक छोटी चिनगारी । सम०--मणिः 
मूंगा । 

अङ्कारकित (वि०) | अङ्गारक+-इतच्‌ ] झुलसा हुआ, 

आ। 

बहार. (नीः ) [ अंगार-मत्वर्थे ठनू-पृषो० कलोपः ] 
कांगड़ी, अंगीठी । 

अड्भगरिका [अंगार-मत्वर्थे ठन्‌-कप्‌ च] 1 कांगड़ी 2 गन्ने की 
पोरी 3 किशुक वृक्ष की कली ! 

अङ्कारिणी | अंगार+-इन्‌+-डीप्‌ ] 1 छोटी अंगीठी, 2 लता । 

अङ्कारित (वि०) [ अङ्गार+-इतच्‌ ] झुलसा हुआ, भूना 
हुआ, अधजला ~-तः-तं पलाश वृक्ष की कली,--ता 

==दे० अङ्गारधानी 2 कली 3 लता ! 

अङ्गारीय (वि०) [ अङ्गार+छ ] कोयला तैयार करने की 
सामग्री । 

अङ्भिका [ अद्भ+-क-+ टापू ] चोली, अंगिया । 

अङ्गिन्‌ (वि०) | अङ्ग+इन्‌ ] 1 शारीरिक, देहधारी, 
घर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवा ङ्गवान्‌-रघु० १०८४, 
३८; 2 गौण अंगों वाला, मुख्य, प्रधान--ये रसस्यां- 
गिनो धर्माः, एक एव भवेद ङ्गी श्वुङ्गारो वीर एव वा- 
सा० द० । 


( 


अङ्गिरः, अङ्किरस्‌ (पु०) [अङ्ग--अस्‌--इरुट] ऋग्वेद के 
अनेक सूक्तों का द्रष्टा एक प्रसिद्ध ऋषि; --(ब० व०) 
अंगिरा ऋषि की सन्तान । 

अद्भीकरणम्‌, अद्भीकारः, अङ्झौक्कतिः (स्त्री०) [अज्भ-- 
च्वि+-क+ल्युटू,--क+घञ , कृ-क्तिन्‌]. 1. स्वी- 
कृति 2. सहमति, प्रतिज्ञा, जिम्मेदारी आदि । 

अङ्गीय (वि०) [अङ्ग--छ] शरीर संबन्धी । 

अङ्गुः [अड्गू+ उन्‌] हाथ । 

अङ्गुरिः-री==दे० अंगुलि । 

अङ्गुलः [अङ्ग्‌+-उलच्‌] 1. अंगुली 2. अंगूठा (नपुं० 
भी), 3. अंगुल भर की नाप (नपुं० भी) जो ८ जौ 
के बराबर होती है, १२ अंगुलियों की एक “वितस्ति' 
या बालिस्त और २४ अंगुलियों का एक 'हाथ' का नाप 
होता हूँ। 

अङ्गुलिः-्ली, अङगुरिः-री(स्त्री०) [अंग्‌ञ-उलि] 1. अंगुली 
(पांचों अंगुलियों के नाम--अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, 
अनामिका और कनिष्ठा या कनिष्ठका हैं) -पैरका 
पंजा-पांव की अंगुली कहलाती हैं 2. अंगूठा, पैर का 
अंगूठा 3. हाथी की सूंड की नोक 4.'अंगुल,नाप विशेष । 
सम०--तोरणं मस्तक पर चन्दन का अर्ष चन्द्राकार 
तिलक; --त्र-त्राणं अंगूठे की रक्षा के निमित्त बना एक 
प्रकार का दस्ताना जिसे घनुर्घर पहनते हैं; _ मुद्रा, 
-मुद्रिका मोहर लगाने की अंगूठी, -मोटनं,-स्फोटनं 
चुटकी बजाना, अंगुली चटकाना; -संज्षा अंगुलियों 
से संकेत--मुखापितैकाङगुलिसंज्ञयैव-कुमा० ३1४१; 
--संदेशः अंगुलियों के इशारे से संकेत करना; --संभूतः 
नाखून । 

अङ्गुलिका == अंगुलि: । 

अङ्गुली- (री) यं,-कं-यक॑ [अंगुरि (लि) +-छ-स्वार्थे कन्‌] 
अंगूठी-तव सुचरितमङगुलीयं नूनं प्रतनु ममेव-श० 
६।१०; — (पुं ०भी) -काकुत्स्थस्याङगुलीयकः भट्टि० 
2११८। 

अङ्गुष्ठः [अंगु--स्था--क] 1. अंगूठा, पैर का अंगूठा 2. 
अंगूठा भर' नाप विशेष जो अंगुल के समान होती है। 
सम०-मात्र (वि०) अंगूठे की लम्बाई के बराबर 'त्र 
पुरुषं निश्‍चकर्ष बलाद्यम:-महा० । 

अङ्गुष्ठ्य; [अङ्गुष्ठे भवः-यत्‌] अंगूठे का नाखून । 

अइगूषः [अङ्ग्‌+-ऊषन्‌] 1. नेवला 2. तीर । 

अङ्घ्‌ (म्वा० आ० अकण सेट्‌) [अङ्घते-अङघित] 1. जाना 
2. आरंभ करना 3. शीघ्रता करना 4. घमकाना | 

अङ्घस्‌ (न०) [अड्घ्‌--असुन] पाप-वेणी० ११२, 

(पाठांतर) 

अंध्रिः-अंहिः-[अङ्घ्‌+क्रिन्‌] 1. पैर 2. वृक्ष की जड़ 
3. श्लोक का चौथा चरण । सम०-पः वृक्ष-दिक्षु 
ब्यूढाङ्घ्रिपाङ्गः-वेणी० २।१८,-पान (वि०) बच्चे 


११ ) 


की भांति अपने पैर का अंशूठा चूसने वाला--स्कन्धः 
टखना । 

अच्‌ (म्वा० उभ० इदित्‌ अक० वेट्‌) [ अचति--ते, 
अञ्चति, आनञ्च, अञ्चित,-अक्त] 1 जाना, हिलना; 
2 सम्मान करना, प्रार्थना करना आदि; दे० “अञ्च्‌' 
से संबद्ध --च्‌ (पुं०) [व्या०] स्वरों के लिए प्रयुक्त 
शब्द । 

अचक्षुस्‌ (वि०) [ न० ब० ] नेत्रहीन, अंघा; “विषय 
(वि०) अदृश्य, (नपुं) [ न° त० ] खराब आँख, 
रोगी आँख । 

अचण्ड (वि०) [ न० त° ] जो क्रोधी स्वभाव का न हो, 
शान्त, सौम्य । 

अचतुर (वि०) [ न° ब० ] 1 'चार' की संख्या से रहित 
2 [ न० त° ] अनाडी । 

अचर (वि०) [ न० त० ] स्थिर--चराचरं विश्वं--कुमा ० 
२।५; ~—चराणामन्नमचराः-मनु० ५।२९। 

अचल (वि०) [ न० त० ] दृढ़, स्थिर, निश्चित, स्थायी 
चित्रन्यस्तमिवाचलं चामरम्‌-विक्रम० १।४,-लः 1 
पहाड़, (कहीं २) चट्टान 2 काबला या कील 3 सात 
की संख्या,--ला पृथ्वी,-लं ब्रह्म । सम०- कन्यका, 

तनया, --दुहिता, -सुता हिमालय पर्वत 

की पुत्री पार्वती” --कोला पृथ्वी; --ज, - जात 
(वि०) पहाड़ पर उत्पन्न, --जा, --जाता पार्वती; 
---स्विष्‌ (पुं ) कोयल,--द्विष (पुं०) पर्वेतों का शत्रु, 
इन्द्र का विशेषण जिसने पहाड़ों के पंख काट दिये थे । 

अचापल -ल्य (वि०) [ न० ब० ] चंचरतारहित, स्थिर, 
लं-ल्यं -[ न० त० ] स्थिरता । 

अचित्‌ (वि०) वै० [ नञ्ग्‌+-चित्‌+-किविप्‌ न० त°] 
1 समझदारी से रहित, 2 धर्मशून्य 3 जड़ । 

अचित (वि०) वै० [न चित--इति न° त० ] 1 गया 
हुआ 2 अविचारित 3 एकत्र न किया हुआ । 

अचित्त (वि०) [न० ब०] 1. अकल्पनीय 2. बुद्धिरहित, 
अज्ञान, मूर्ख 3. न सोचा हुआ । 

अचिन्तनीय-अचिन्त्य (वि०) [ नञ्‌ -- चिन्त्‌ +-अनीयर्‌, 
चित्‌+यत्‌] जो सोचा भी न जा सके, समझ से परे, 
-°यस्तु तव प्रभाव:-रघु० ५।३३, -त्यः शिव । 

अचिन्तित (वि०) [न० त०] अप्रत्याशित, आकस्मिक, 
पंच० २।३। 

अचिर (वि०) [न० त०] 1. संक्षिप्त, क्षणिक, क्षणस्थायी, 
दे० “द्युति, "भास्‌, प्रभा आदि 2. नया-रघु० ८२०; 
समस्त पदों में 'अचिर' का अर्थ है -हाल में, अभी, 
कुछ ही पहले-प्रवृत्तं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य-श० १; 
अभी अभी, “प्रसूता-श० ४-अभी २ जिसने बच्चे को 
पैदा किया है (यह एक हरिणी के विषय में कहा गया 
है जो प्रसवोपरान्त चल बसी है)-अथवा गाय जिसने 


( 


वछड़े को जन्म दिया है -रं [क्रि० वि०] 
अचिराय, अचिरात्‌ और अचिरस्य भी इसी अर्थ के 
द्योतक हैं] 1. बहुत देर नहीं हुई, अभी कुछ पहले 2. 
हाल ही में, अभी, 3. शीघ्र, जल्दी, बहुत देर न करके । 
सम०- अंशु,- आभा,- थुति,- प्रभा, - भास्‌,- 
रोचिस्‌ (स्त्री०) बिजली-°शुविलासचंचला लक्ष्मी:- 
कि० २।१९, "भासां तेजसा चानुलिप्तै:-श० ७।७। 

अचेतन (वि०)[न० ब०] 1 निर्जीव, अबोघ,-चेतन “नेषु- 
मेघ० ५; 2. बोधराहत, अज्ञानी । 

अच्छ (वि०) [नजय --छो--क] स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शक, 
विशुद्ध-मुक्ताच्छदन्तच्छविदन्तुरेयम्‌-उत्तः ६।२७, 
मेघ० ५१; -कि रत्नमच्छा मतिः-भामि० १।१६; 
"च्छ: 1. स्फटिक 2. भालू-तु० “भल्ल भी। सम०- 
उदन्‌ [अच्छोद] (वि०) स्वच्छ जल वाला -दं कादम्बरी 
में वणित हिमालय पर्वत पर स्थित एक झील,-भल्लः 
रीछ। 

अच्छ-च्छा (अव्य०) वे०-की ओर, (कमं कारक के साथ) 
की तरफ । 

अच्छन्दस्‌ (वि०) [न० ब०] 1. उपनीत न होने के कारण 
या शूद्र होने के कारण वेद को न पढ़ने वाला, 2. 
छंदरहित रचना । 

अच्छावाकः [अच्छ-|-वच्‌न-घडा ] सोमयाग का ऋत्विक्‌ 
जो होता का सहायक होता हैँ । 

अच्छिद्र (वि०) [न° ब०] छिद्ररहित, अक्षत, निर्दोष, 
दोषरहित-जपच्छिद्रं तपच्छिद्रं यच्छिद्रं श्राद्धकर्मणि, 
सर्वे भवतु मेऽच्छिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः; ब्र [नि० त°] 
निर्दोष कार्य या दशा, दोष का अभाव, 'द्रेण, बिना 
रुके, आदि से अन्त तक । 

अच्छिन्न (वि०) [न° त०] 1. अट्ट, लगातार चलने 
वाला, अनवरत 2. जो कटा न हो, अविभक्त, अक्षत, 
अखंड्य । 

अच्छोटनम्‌ [नव्य -छुट्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌] आखेट, शिकार । 

अच्युत (वि०) [नऽ त०] 1 अपने स्वरूप से न गिरा हुआ, 
दृढ़, स्थिर, निविकार, अचल 2. अनवर, स्थायी, 
तः विष्णु, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु,--गच्छाम्यच्युतदर्श- 
नेन-काव्य० ५ (यहां अ°का भी अर्थ है-दुढ़, जो 
वासनाओं का शिकार न हो)! सम०-अग्रजः 
बलराम या इन्द्र,-अंगज:,-आत्मजः,-पुत्रः कामदेव, 
कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र,-आवासः,-वासः पीपल 
का वृक्ष । 

अञ्‌ (म्वा० पर० अक० सेट्‌०-आघंघातुक लकारों में 
विकल्प से 'वी' आदेश होता है) [अजति, आजीत्‌, 
अजितुम्‌, अजित-वीत] 1. जाना 2. हांकना, नेतृत्व 
करना 3. फेंकना (उपसर्गो के साथ इस घातु का 
प्रयोग केवल वेद में ही पाया जाता है) । 


१२ ) 


अज (वि०) [न० त०-न जायते नग -जन्‌--ड] अजन्मा, 
अनादि,-अजस्य गृहहृतो जन्म-रघु० १०।२४; -जः 
1. (अज' सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का विशेषण, विष्णु, 
शिव,ब्रह्मा 2. आत्मा, जीव 3. मेंढा, बकरा 4. मेषराशि 
5. अन्न का एक प्रकार 6. चन्द्रमा, कामदेव । सम» 
-अवनी (स्त्री) कटीली काकमाची, घमासा,-अविकं 
छोटा पशु,-अइवं बकरे और घोड़े,-एडकं बकरे और 
मेंढे,-गरः अजगर नामक भारी सांप जो, कहते हैं 
बकरियों को निगल जाता है; -(री) एक पौधे का 
नाम-गल दे० नी० 'अजागल'; -जीवः,-जोविकः 
गडरिया, इसी प्रकार-"प:,-“वाल:; - "मारः 1. कसाई, 
2. एकप्रदेश का नाम (वर्तमान अजमेर),-मीढः 1. 
अजमेर नामक स्थान का नाम, 2. युधिष्ठिर की 
उपाधि,-मोदा,-मोदिका अजमोद-एक औषध का 
नाम जिसे मराठी में 'ओंवा' कहते है,-श्युंगो 'मेंढासिगी' 
पौधे का नाम । 

अजकवः-बं [अजं विष्णुं क॑ ब्रह्माणं वातीति-वा--क] शिव 
का धनुष । 

अजका-अजिका [स्वार्थे कन्‌ +- टाप्‌] छोटी बकरी, बकरी 
का बच्चा । 

अजकावः-बं [अजं विष्णु कं ब्रह्माणम्‌ अवति इति अब्‌ -- 
अण्‌] शिव का धनुष, पिनाक । 

अजगवं [अजगो विष्णृस्तं वातीति-वा+-क] शिव का 
घनुष, पिनाक । 

अजगावः [अजगो विष्णुस्तमबतीति-अव्‌+-अण्‌] शिव का 
घनुष, पिनाक । 

अजड (वि०) [न° ब०] जो जड न हो, समझदार । 

अजन (वि०) [न० ब०] जनशून्य, बियाबान । 


अजनिः (स्त्री०) [अज्‌+अनि) पथ, मागं । 

अजन्मन्‌ (वि०) अनुत्पन्न, “अजन्मा? प्रभु का विशेषण, 
(पु०) परमानन्द, छुटकारा, अपमुक्ति । 

अजन्य (वि०) [न° त०] उत्पन्न होने के अयोग्य, मानव- 
जाति के प्रतिकूल,- न्यं अपशकुनसूचक अशुभ घटना 
जैसे कि भूचाल । 

अजपः [न० ब०] वह ब्राह्मण जो सन्ध्योपासना उचित 
रूप से नहीं करता है । 

अजंभ (वि०) [न० ब०] दांत रहित,-भः 1. मेंढक, 
2. सूर्य 3. बच्चे की वह अवस्था जब उसके दांत नहीं 
निकले हैं ! 

अजय (वि०) [न° ब०] जो जीता न जा सके, जो 
हराया न जा सके, नाय; -यः हार, पराजय; -या 
भांग । 

अजय्य (वि०) [नव्य --जि--यत्‌ न० त०] जो जीता न 
जा सके, श० ६1२९, रघु० १८।८। 

अजर वि० [न० त०] 1. जिसे कभी बुढ़ापा न आवे, सदा 


( 


जवान 2. जो कभी न मुर्झावे, अनश्वर;-पुराणमजरं 
विदु:-रघु० १०।१९--रः देवता,--२ परमात्मा । 

अजयं [नञा +जु-+यत्‌ न० त०] (अभिहित या अध्याहृत 
'सगतं' के साथ) मित्रता-मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टम्‌- 
रघु० १८।७। 

अजस्र (वि०) [न्‌ --जस्‌--र न० त०] अविछिन्न, अन- 
वरत, लगातार रहने वाला; -- दीक्षाप्रयतस्य-रघु० 
३।४४; -स्नं (अव्य०) संदा, अनवरत, छगातार- 
तच्च धूनोत्यजखम्‌-उत्त० ४२६ । 

अजहत्स्वार्था [न जहत्‌ स्वार्थोऽत्र-हा+-शतृ न० ब०] 
लक्षणा शक्ति का एक भेद जिसमें मुख्यार्थं पद-शूत्यता 
के कारण नष्ट नहीं होता; जैसे कुंता: प्रविशंति न-कुंत 
धारिणः पृरुषाः, इसे उपादान लक्षणा भी कहते हँ । 

अजहल्लिगं [न जहत्‌ लिङ्गं यत्‌, हा-शतृ न० ब०] 
संज्ञा शब्द जिसका लिंग नहीं बदलता चाहे वह 
विशेषण की भांति ही क्यों न प्रयुक्त किया जाय- 
उदा०-वेदः (अथवा) श्रुतिः प्रमाणम्‌ (प्रमाणः अथवा 
प्रमाणा नहीं) । 

अजा (स्त्री) | नञ्‌ +-जन्‌+ड+-टाप्‌ ] 1 (सांख्य 
दर्शन के मतानुसार) प्रकृति या माया; 2 बकरी । 
सम०--गलस्तनः बकरियों के गल में लटकने 
वाला थन; (आलं०) किसी वस्तु की निरथंकता 
सूचित करने में इसका उपयोग होता है। धर्मार्थ 
काममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । “स्तनस्येव तस्य 
जन्म निरर्थकम्‌ ॥ --जीवः-- पालकः गडरिया, दे० 
अजजीव आदि । 

अजाजिः--जी (स्त्री ०) [ अजेन आजः त्यागः यस्याम्‌ -- 
अज--आज --इन्‌ | सफेद या काला जीरा! 

अजात (वि०) [न° त० ] अनुत्पन्न--अजातमृतमूर्खेभ्यो 
मृताजातौ सुतौ वरम्‌ --पंच० ९, जो अभी उत्पन्न 
न हुआ हो, पैदा न किया गया हो, अविकसित हो 
ककुद्‌, पक्ष इत्यादि । सम० --अरि, - शत्रु 
(वि०) जिसका कोई शत्रु न हो, जो किसी का शत्र 
न हो; (-रिः-त्रुः) युधिष्ठिर’ की उपाधियाँ--हंत 
जातमजातारेः प्रथमेन त्वयारिणा --शिशु० २१०२; 
न द्वेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्रः -वेणी० ३।१३; 
शिव तथा दूसरे अनेक देवताओं की उपाधि 
-_ककुत्‌ -द्‌ (पुं०) थोड़ी उम्र का बैल जिसका कुब्ब 
अभी न निकला हो; --व्यंजन (वि०) जिसके दाढ़ी 
आदि अभिज्ञान चिह्न न हों; --व्यवहारः अवयस्क, 
नाबालिग जिसको अभी तक वयस्कता न मिली हो । 

अजानिः [नास्ति जाया यस्य-जायाया निङादेशः-न० ब०] 
जिसके स्त्री न हो, पत्नीहीन, विधुर । 

अजानिकः [अजेन आनो जीवनं यस्य-ठन्‌] गडरिया, बकरियों 
का व्यापारी । 


१३ 


) 


अजानेय (वि०) [अजेऽपि आनेय:--यथास्थानं प्रापणीयः-- 
इति अज्‌|-अप-आ-+नी-+यत्‌] उत्तम कुल का, 
निर्भय (जैसे घोड़ा) । 

अजित (वि०) [नज --जि--क्त] 1. जो जीता न जा सके 
अजय, दुधर ०त पुण्य महः-उत्त० ५२७2. न 
जीता हुआ (देश आदि) अनियन्त्रित, अनिरुद्ध; 
०आत्मन्‌, ०४नद्रिय--जिसने अपने मन या इन्द्रियो का 
दमन नहीं किया है; -तः विष्णु, शिव, या बुद्ध । 

अजिनं [अज्‌+- इनच्‌] बाघ, सिह या हाथी आदि, विशेषकर 
काले हिरन की रोएँदार खाल जिसके आसन बनते हैं 
या जो पहनने के काम आती हूँ--अथाजिनाषाढधरः- 
कुमा०५।३०, ६७; कि० ११।१५. 2. चमड़े का थैला 
या घौंकनी । सम०-पत्रा,-पत्रो,-पत्रिका चमगादड़ 
योनिः हरिण, कृष्णसार मृग-वासिन्‌ (वि०) मुग- 
चर्म पहनने वाला,-संघः मृगचर्म का व्यवसाय करने 
वाला । 


अजिर (वि०) [अज्‌+ किरन्‌] शीघगामी, स्फूतिवान्‌; 
-रं 1. आंगन, अहाता, अखाड़ा; उटजाजिरप्रकीणं- 
का० ३९; 2. शरीर 3. इन्द्रियगम्य पदार्थ 4. वायु, 
हवा 5. मेंढक,-रा 1. एक नदी का नाम 2. दुर्गा का 
नाम । 

अजिह्म (वि०) नि० त०] 1. सीधा 2. सच्चा, खरा, 
ईमानदार; -०गामिभिः-शि० १।६३, बेलाग और 
खरा; -ह्यः मेंढक । सम०-ग (वि०) सीघा चलने 
वाला,-ब्रजेहिंशमजिह्यगः-मनु० ६३ १-गः तीर । 

अजिह्वः [न० ब०] मेंढक । 

अजीकवं [अज्या शरक्षेपणेन कं ब्रह्माणं , वाति प्रीणाति 
वा--क] शिव का धनुष । 

अजीगर्तः [अज्यै गमनाय गर्त यस्य-ब० स०] साँप। 

अजीर्ण (वि०) [नि० त०] न पचा हुआ, न सडा हुआ, 
गण अपच । 

अजीणिः (स्त्री?) [नञ्‌ +-ज्‌+क्तिन्‌] 1 मन्दाग्नि 
केर-जीणंभयाद्‌ भ्रातर्भोजन परिहीयते-हि० २।५७ 2 
बल, शक्ति, क्षय का अभाव । 

अजीव (वि०) [न० ब०] निर्जीव, जीव रहित; -बः [नि 
त०] सत्ता का अभाव, मृत्यु । 

अजीवनिः (स्त्री०) [नव्य --जीव्‌--अनि] मृत्यु, सत्ता का 
अभाव (अभिशाप के रूप में प्रयुक्त)-अजीवनिस्ते 
शठ भूयात्‌-सिद्धा०-अरे दुष्ट ! भगवान्‌ तुम्हें मृत्यु दे, 
भगवान्‌ करे, तुम मर जाओ । 

अज्झलं 1. ढाल 2. जलता हुआ कोयला । 

अज्ञ (वि०) [नञ्‌ +ज्ञा+-क न० त०] 1. न जानते वाला, 
ज्ञान रहित, अनुभवहीन-अज्ञो भवति वे बालः-मनु० 
२।१५२ 2. अज्ञानी, अनसमझ, मूखे, मूढ, जड (मनुष्यों 
और पशुओं के विषय में भी कहा जाता है)-अञ् 


( 


सुखमाराध्य:-भतृ ० २० 3. अजान, समझ की शक्ति 
से हीन । 


अज्ञात (वि०) नि० त०] न जाना हुआ, | 


अनजान-°पातं सलिले ममज्ज-रघु० १६।७२। सम० 
-चर्या,-बासः छिप कर रहना (पाष्डवों के विषय में-- 
अज्ञातवास' प्रसिद्ध है) । 


ज्ञान (वि०) [न० ब०] अनजान, बेसमझ,-मं [न० 


त०] 1. अनजानपना, 2. विशेष करके आध्यात्मिक 
अज्ञान-अर्थात्‌ अविद्या जिसके वशीभूत हो कर मनुष्य 
अपने आप को ब्रह्म से पृथक्‌ समझता है तथा 
भौतिक संसार की वास्तविकता को मानता है। सम- 
स्तपदों में अज्ञान' का अनुवाद “अनजाने में”! 'अनव- 
घानता में' 'बेखबरी में' किया जा सकता है । “आच- 
रित, °उच्चारित इत्यादि । 


अञ्च्‌ (भ्वा० उभ० सक० वेट्‌) [अञ्चति-ते, आनञ्च, 


अञ्चितुँ, अञ्च्यात्‌--अच्यात्‌, अक्त--अञ्चित] 1. 
झुकाना; सिरोऽञ्चित्वा--भटूटि० ९।४० 2. जाना, 
हिलना, झुकाव होना--स्वतन्त्रा कथमञ्चसि-भट्टि० 
४1२२, त्व चेदञ्चसि लोभम्‌-भामि० १।४६ लालायित 
होना 3. पूजा करना, सम्मान करना, आदर, करना, 
सुशोभित करना, सम्मानित करना दे० आगे 'अञ्चित' 
4. प्राथेना-करना, इच्छा करना, 5. बुड़बुड़ाना, अस्पष्ट 
बोखना । प्रेर० या चु० उभ०-प्रकट करना, प्रकाशित 
करना,-मुदमञ्चय-गीत० १० । उपसर्गों के साथ 
प्रयोग, अपू-दूर करना, हटाना, हट्जाना; आ-- 
झुकाना; उत्‌-1. ऊपर उठना 2. उन्नत होना, प्रकट 
होना; उदज्ज्वनमात्सयें-गं० ल० ६, उप्‌-खीचना, 
(जल) ऊपर निकालना; नि-1. झुकाना, इच्छा करना 
2. कम करना, अपेक्षा करना-न्यञ्बति वयसि प्रथमे- 
भामि० २।४७ परा-मोड़ना, मुडुना-याताइचेन्न परा- 
ऊचन्ति.द्विरदानां रदा इव-भामि० १।६५; परि-घुमाना, 
भंवर में डालना, मरोड़ना; नि-खींचना, नीचे को 
सुकना, फॅलना, फैलाना; सम्‌-भीड करना, इकट्ठे 
हांकना, इकट्ठे झुकना । 


मड्चलः-लं [ अञ्च्‌+-अलच्‌ ] 1 वस्त्र का छोर या 


किनारा, गोट या झालर- क्षौणाञ्चलमिव पीनस्तन- 
जघनाया:--उद्भट, 2. कोना या आँख का बाहरी 
कोण-दुगञ्चलेः पश्यति केवलं मनाक्‌-उद्भट । 


अञ्चित (भू० क० कृ०) [अंच्‌+-क्त ) 1 (क) मुड़ा हुआ, 


झुका हुआ, रघु० १८५८; (ख) धनुषाकार, सुन्दर 
( जैसे कि भौहे); ०अक्षिपक्ष्मन्‌ रघु» ५।७६; छल्ले- 
दार, घुंघराले (जेसे कि बाल); 2. सम्मानित, अलंकृत, 
सुशोभित, शोभायमान, सुन्दर; गतेषु लीराञ्चित- 
विक्रमेषु-कु० १1३४, ताम्यां गताम्याम्‌-रघु २१८, 
९।२४, 3. सिला हुला, बुना हुआ, व्यबस्थित-अर्घा- 


अञ्जना ( अञ्ज्‌ +-ल्युट्‌+- 


) 


ञ्चिता सत्वरमुत्थितायाः ( रशना )-रघु० ७1१०, 
अधंगुंफित या पिरोया हुआ। सम०-श्रूः घनुषा- 
कार या सुन्दर भौओ वाली स्त्री । 


अञ्ज्‌ (रुघा० पर० सक० अनिट्‌) [कहीं कहीं-आत्मनेपद] 


अनक्ति-अंक्ते, अक्त) 1. लेपना, सानना, रंग पोतना 
2. स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना, चित्रण करना 3. 
जाना 4. चमकना 5. सम्मानित करना, समारंभ 
करना 6. सजाना; प्रेर०-1 सानना, 2 बोलना, चमकना 
उपसर्गो के साथ, अधि--उपकरण जुटाना, सुस- 
ज्जित करना; अभि-1. लीपना, सानना 2. कलुषित 
करना, मलिन करना, अभिवि- प्रकट करना, व्यक्त 
करना; आ- 1. लेप करना 2. सरल बनाना, तैयार 
करना, 3. सम्मानित करना, बि-प्रकट करना, व्यक्त 
करना, जाहिर करना-अकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति-- 
रघु० ५१६, शि० २६। 


अञ्जन; [अञ्ज्‌+-ल्युट्‌] (पश्चिम या दक्षिण-परिचम दिशा 


के) रक्षक हाथी,-नं 1. लीपना पोतना, मिलाना 
2. प्रकट करना, व्यक्त करना 3. काजल या सुरमा जो 
आंखों में लगाया जाता है; -विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन 
सम्भाव्य-रघु० ७८, असृत? उत्त ४।१९, मृच्छ० 
१।३४; (आलं० भी) अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जन 
शलाकया । चक्षुरुन्मीरितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
शिक्षा० ४५, (तु०)दारिब्रयं परमांजनम्‌ 4. लेप,सौंदये- 
वर्घक उबटन 5. मसी 6. आग 7. रात्रि 8. (-नं, -ना) 
(सा० शा०) व्यंग्या्थं, व्यंग्यार्थ के प्रकट होने की 
प्रक्रिया, अनेकार्थक शब्द का प्रयोग जिसका प्रसंगत: 
विशेष अर्थ होता है-अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे 
नियन्त्रिते । संयोगा रवाच्यार्थघीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥ 
काव्य २, दे० 'व्यंजना' भी । सम०-अंभस्‌ (न [० ) 
आँख का पानी,-झलाका सुरमा लगाने की सलाई । 

कळ, 1. उत्तर भारत की 


हथिनी 2. हनुमान्‌ या की माता । 


अञ्जलिः [ अञ्ज्‌+अरिं ] 1 दोनों खुले हाथों को 


मिलाकर बनाया हुआ कटोरा, करसंपुट, अंजलिभर 
वस्तु-सुपूरो मूषिकाञ्जलिः पंच० १।२५, प्रकीणंः 
पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्‌-वेणी ० १।१, अंजलि- 
भर फूल; इसी प्रकार-जलस्यांजलयो दश--या० 
३।१०५, दस अंजलियां अर्थात्‌ जल से तर्पण; -श्रवणा- 
ङजलिपुटपेयम्‌-वेणी० १।४; अंजलि रच्‌,-बंघ्‌,-कृ या 
-आधा, हाथ जोड़कर नमस्कार करना 2. अत एव 
सम्मान या नमस्कार का चिह्न, रघु० ११।७८; 3 
अनाज की माप=कुडव । सम०-कर्मन्‌ ( नपुंऽ ) 
हाथ जोड़ना, आदरयुत नमस्कार; -कारिका मिट्टी 
की गुडिया,-पुट:-टं दोनों खुले हाथों को जोडने से बने 
कटोरे के आकार का गतं, हाथ की खुली हथेलियाँ । 


( 


अञ्जलिका [अञ्जलिरिव कायते प्रकाशते-कै त क-टापू] 
एक छोटा चूहा। 

अञ्जस ( वि० ) | स्त्रियाम्‌-अञ्जसी, अञ्ज्‌्स-असच्‌ | अ- 
कुटिल, सीधा, ईमानदार, खरा । 

अञ्जसा ( अव्य० ) 1. सीधी तरह से 2. यथावत्‌, उचित 
रूप से, ठीक तरह से-विद्महे शठ पलायनच्छलान्य- 
डजसा-रघु० १९३१ ३. शीघ्र, जल्दी, तुरन्त । 

अङ्जिष्ठः-षणुः [अंजू-- इष्ठ्च्‌, इष्णुच्‌ वा ] सूर्य । 

अञ्जीरः-रं | अञ्ज्‌-+ईरन्‌ | अंजीर वृक्ष की जातियाँ 
ओर उसके फल । 

अह्‌ ( भ्त्रा० पर० अक० सेद्‌, आ० विरल) [ अटति. 
अटित | इधर उधर घूमना ( अधि० के साथ ) 
( कई बार कर्म० के साथ ), भो बटो भिक्षामट- 
सिद्धा० 'भिक्षा मांगने आओ'-- आट नैकटिकाश्रमान्‌-- 
भट्टि० ४।१२; (यडन्त ) अटाट्यते, स्वभावत 
इधर उधर घूमना जैसे कि कोई साधु संत घूमता 


ह्‌ 

अट ( वि० 
प्रयोग ) । 

अटनं | अट्‌ +ल्युट्‌ ] घूमना, भ्रमण करना--मिक्षा?, 
रात्रि आदि । 

अटनि:-नी ( स्त्री) [ अट्‌ञ-अति, डीप्‌ वा ] घनुष का 
खांचेदार सिरा, निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयैव 
घनुषी अधिज्यताम्‌-रघु० ११।१४। 

अटा [ अट्‌-{-अझ~- टाप्‌ ] साघु संतों की भांति इघर 

उधर घूमने की आदत, इंसी प्रकार अट्या, 

अटाट्या 

अटरु (रू) षः [अट+- रुष्‌ यक] अड्सा, वासक का पौधा । 

अटबिः-वी ( स्त्रो० ) [ अट्‌+-अवि ङीष्‌ वा ] बन, जंगल 
-आहिड्यते अटव्या अटत्रीम्‌-श० २। 

अटविकः [ भटवि--ठन्‌ ] बन में काम करने वाला, दे० 
“आटविक 

अद्द्‌ (म्वा० आ०) 1. वध करना 2. अतिक्रमण करना, 
परे जाना (आलं० रूप से भी);-प्रेर०-1. घटाना, 
कम करना 2. घृणा करना, तिरस्कृत करना । 

अट्ट (वि०) | अट्टूस-अच्‌ | 1. ऊंचा, उच्चस्वरयुक्त 2. बार- 
बार होनेवाला, लगातार आने वाला 3. शुष्क, सूखा 


[ अट्--अड्‌ ] घूमने वाला; ( समास- 


द्व: [अदृट +घज्म | 1. अटारी 2. कंगूरा, मीनार, | 


बु्ज-नरेन्द्रमार्गाट्ू इव-रघु० ६1६७ 3. हाट, मंडी 
4. महल, विशाल भवन,-द्टं भोजन, भात, अट्ट- 
शूला जनपदा:-महा० (अट्टम्‌ अन्नम्‌ शूलं विक्रेयं येषां 


ते-नीऊकंट) । सम०-अट्टहास; ठहाका,-हासः-हसितं, | 


-हास्यं जोर कौ हंसी या ठहाका, शिव का अट्टहास 
~न्यंबकस्य-मेघ० ५८; -हासिन्‌ (पुं०) 1.शिव, 2. 
ठहाका लगाकर हंसने वाला । 


१५ ) 


अट्टकः [अट्ट --अच स्वार्थे कन्‌+- टाप्‌] चौबारा, महल । 

अट्टाल:-अट्टालकः [अट्ट इव अलति--अल्‌--अच्‌ स्वार्थ कन्‌] 
अटारी, बालाखाना, चौबारा, महल । 

अट्टालिका [अट्टाल्‌ - स्वार्थे कन्‌] महल, उत्तुंग भवन । 
सम०-कारः राज, चिनाई करने वाला, (राजमहरों 
का निर्माता) 

अइनं [अड्ड्‌ +-ल्युट्‌| ढाल । 

अण्‌ (स्वा० पर०) 1. शब्द करना 2. (दिवा० आ०) सांस 
लेना, जीना ('अन्‌' के स्थान पर) । 

अण (न) क (वि०) [अण्‌-अच्‌ कुत्सायां कपू च] बहुत 
छोटा, तुच्छ, नगण्य, अघम इत्यादि, समास में-“हास 
और 'हीनावस्था' अर्थ को प्रकट करता है, 'कुलाल:- 
सिद्धा० हेय कुम्हार । 

अणिः (स्त्री०-अणी) [अण्‌+-इन्‌ ङीष्‌ वा] 1. सूई की 
नोक 2. धुरे की कील, कील या काबरा जो गाड़ी के 
बांक को रोकने के लिए लगाया जाय 3. सीमा । 

अणिमन्‌ (पुं) अणुता, अणुत्वं [ अणु+- इमनिच्‌, 
अणु--ता, अणु-+त्व | 1. सूक्ष्ता, 2. आणव 
प्रकृतिं 3. आठ सिद्धियों में से एक देवीशक्ति जिसके 
बल से मनुष्य 'अणु' जैसा छोटा बन सकता है। 

अणु (वि०) (स्त्री ०-णु-ण्वी) [अण्‌-उन्‌] सूक्ष्म, बारीक 
नन्हा, लघु, परमाणु-संबंधी-अणोरणीयान्‌-भग० 
८।९;-ण्‌ः 1. अणु=अण्‌ं पर्वेतीकृत-भवँ० 2. ७८ 
बढ़ा देना-तु० “तिल का ताइ” से 2. समय का अंश 
3. शिव का नाम । सम०-भा बिजली,-रेणु आणव 
घूल,-वादः अणु-सिद्धान्त, अणुवाद । 

अणुक (वि०) [स्वार्थ कन्‌] 1. अतितुच्छ, अत्यन्तह्लस्व, 
2. सूक्ष्म, अत्यंत बारीक 3. तीक्षण । 


अणीयस्‌, अणिष्ठ (वि०) (अणु-}-ईयसुन, अणु-|-इष्ठन्‌] 
तुच्छतर, तुच्छतम, अत्यंत तुच्छ; अणोरणीयांसम्‌- 
भग० ८।९। 

अण्डः-डंः [अम्‌ +-ड] 1, अण्डकोष 2. फोता, 3. अंडा-ब्रह्मा 
के बीजभूत अंडे से उत्पन्न होने के कारण 'संसार 
भी बहुधा ब्रह्मांड कहलाता है 4. मुगनाभि 
या कस्तूरीकोष 5. वीर्य, 6. शिव । सम०-आकर्षणं 
बघिया करना, -आकार, -आकृति (वि०) अंडे के 
आकार का, अंडाकार, अंडवृत्ताकार, (-रः-तिः) 
अंडवृत्त-कोञ्ञ(ष):-कोषकः फोते,-ज (वि०) अंडे से 
उत्पन्न, (-जः) 1. पक्षी, पंखदार जन्तु-कु० ३।४२ 
2. मछली 3. सांप 4. छिपकली 5. ब्रह्मा, (-जा) 
कस्तूरी,-धरः शिव का नाम,-वर्धनं,-वुद्धिः (स्त्री ०) 
फोतों का बढ़ जाना,-सू (वि०) पंखदार जन्तु । 

अण्डकः [अण्ड-स्वार्थं कन्‌] फोता,-कं छोटा भंडा-जगदंड- 
कैकतरखंडमिव-शि० ९।९। 

अण्डालुः [अण्ड--आलुच्‌] मछली । 


( 


अण्डीरः [अण्ड--ईरच्‌] पूर्ण विकसित पुरुष, बलवान्‌ 
हृष्टपुष्ट पुरुष । 

अत्‌ (म्वा० परऽ अक० वेट्‌) [अतति, अत्त-अतित] 1. 
जाना, चलता, घूमना, लगातार चलते रहना 2. प्राप्त- 
करना (बहुधा वे०) 3. बांधना । 

अतट (वि०) [न° ब०] तटरहित, खड़ी ढाल बाला,-ठः 
चट्टान, ढलवा चट्टान । 

अतथा (अव्य०) [नञ्ञ्‌--तत्‌+-था] ऐसा नहीं, “उचित 
(वि०) अनधिकारी, अनम्यस्त । 

अतदहंम्‌ (अव्य०) [नव्म्‌ +-तदहँम्‌ न० त०] अनुचित रूप 
से, अनधिक्रत रूप से 

अतद्गुणः (सा० शा०) 'अतद्ग्राही', एक अलंकार का 
नाम जिसमें कि प्रतिपाद्य पदार्थ-कारण के विद्यमान 


रहते हुए भी दूसरे के गुण को ग्रहण नहीं करता- ' 


काव्य ० १०। 

अतन्त्र (वि०) [स्त्री० -न्त्री] [न० ब०] 1. बिना डोरी 
का, या बिना संगीत के तार का 2. बिना लगाम का 
3. विचारणीय नियम की कोटि से बाहर की वस्तु जो 
अनिवार्य रूप से बंधन की कोटि में न हो--हस्व- 
ग्रहणमतंत्रमू-सिद्धा० 4. सूत्ररहित या अनुभव सिद्ध 
क्रिया । 


१६ 


अतन्द्र-अतन्द्रित-अतन्द्रिन्‌-अतन्द्रिल-(वि०) [नास्ति तन्द्रा | 
यस्य-न० ब०, न तन्द्रितः न° त०,न० त०] सावधान, । 


अम्लान, सतर्क, जागरूक; अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्ष- | 


कानू-कु० ५११४, रघु० १७।३९ । 
अतपस्‌-अतपस्क वि० [ न० ब० ] धामिक तपश्चर्या की 
अवहेलनां करने वाला । 
अतर्क (वि०) [ न° ब० | तकंहीन, युक्तिरहित,-कः [ न० 


त०] 4. युक्ति या तर्क का अभाव, बुरा तकं ! 


2. तर्कहीन बहस करने वाला । 

अर्ताकत ( वि० ) [ न० त० ] न सोचा हुआ, अप्रत्या- 
शित,-तं (क्रि० वि०) अप्रत्याशित रूप से। सम» 
-आगत,-उपनत ( वि० ) अप्रत्याशित रूप से होने 
वाला, अकस्मात्‌ होने वाला- उपपन्नं दर्शनम्‌- 
कु० ६1५४ । 

अतल ( वि०) [ न० ब० ] तल रहित,-लं [ न० त० | 
पाताल,-लः शिव । सम०-स्पृश्‌,-स्पर्श (वि०) तल 
रहित, बहुत गहरा, अथाह । 

अतस्‌ ( अव्य० ) [ इदम्‌+तसिल ] 1. इसकी अपेक्षा, 
इससे ( बहुधा तुलनात्मक अर्थ वाला ) किमु परमतो 
नर्तवसि माम्‌-भतृ० ३, ६. 2. इस या उस कारण 
से, फलतः, सो, इस लिए ( “यत्‌' 'यस्मात्‌' और 'हि' 
का सहसंबंधी-अभिहित था अध्याहृत ) रघु० २४३, 
३१५०; कु० २।५. 3. यहाँ से, अब से या इस स्थान 
से; (-परम्‌,-ऊध्वम्‌ ) इसके पश्चात्‌ । सम०-अर्थ- 


) 


निमित्तं इस कारण, फलतः, इस कारण से; एव 
( अव्य० ) इस ही लिए-ऊर्ध्वं अब से लेकर, इसके 
बाद; -परं ( क ) इसके आगे, और फिर, (अपा० के 
साथ) इसके पश्चात्‌ { ख ) इसके परे, इससे आगे; 
भाग्यायत्तमतः परमू--श० ४1१६ | 

अतसः [ अत्‌+असच्‌] 1. हवा, वायु 2. आत्मा 3. अतसी 
के रेशों से बना हुआ कपड़ा ( यह शब्द बहुधा नपुं० 
होता है) । 

अतसी [अत्‌ असिच्‌ डीप्‌ | 1. सन 2. पटसन 3. अलसी । 

अति ( अव्य० ) [अत्‌-इ | 1. विशेषण और क्रिया- 
विशेषणों से पूर्व प्रयुक्त होने वाळा उपसर्ग-बहुत, 
अधिक, अतिशय, अत्यधिक उत्कर्ष को भी यह शब्द 
प्रकट करता है, नातिदूरे अत्यधिक दूर नहीं; क्रिया 
और कृदन्त रूपों से पूर्व भी प्रयुक्त होता है-स्वभावो 
ह्यतिरिच्यते आदि 2. (क्रियाओं के साथ ) ऊपर, 
परे; अति-:- इ-परे जाना, इसी प्रकार “क्रम, “चर्‌ 
और °बह आदि, ऐसे अवसरों पर 'अति' उपसर्ग समझा 
जाता है। 3. (क ) (संज्ञा व सर्वनामों के साथ ) 
परे, पार करते हुए, श्रेष्ठतर, प्रमुख, पुज्य, उच्चतर, 
ऊपर, कर्मप्रवचनीय के रूप में द्वितीया विभक्ति के 
साथ; या बहुब्रीहि के प्रथम पद के रूप में, अथवा 
तत्पुरुष समास में सामान्यतः उच्चता और प्रमुखता के 
अर्थ को प्रकट करता हुँ; अतिगो, °गाग्यंः -=प्रशस्ता 
गौः, शोभनो गार्ग्यः, राजन्‌ == बढ़िया राजा; अथवा 
द्वितीय पद के साथ लग कर इसका अर्थ--'अतिक्रांत? 
होता है, परन्तु इस अवस्था में द्वितीय पद में दूसरी 
विभक्ति होती है, अतिमर्त्यः = मर्त्यमति क्रान्तः, "माल: 
=अतिक्रान्तो मालाम्‌, इसी प्रकार अतिकाय, दे० 
"केशर अति देवान्‌ क्ृष्ण:-सिद्धा० ( ख ) ( कृदन्त 
शब्दों से पूर्व ) अतिरंजित, अत्यधिक, अतिमात्र, उदा ० 
'आदरः==अव्यघिक आदर, "आज्ञा--- अतिरंजित आशा, 
इसी प्रकार “भयम्‌, “तृष्णा, “आनन्द: इत्यादि (ग) 
अयोग्य, अनुचित, असंप्रति ( अयुक्तता ) तथा क्षेप 
(निन्दा ) के अर्थ में, यथा-अतिनिद्रम --निद्रा संप्रति 
न युज्यते- सिद्धा० । 

अतिकथा 1. अतिरंजित कहानी 2. निरर्थक भाषण । 

अतिकर्षण | अति+-कृष्‌+-ल्युट्‌ ] बहुत अधिक परिश्रम, 
अत्यधिक मेहनत । 

अतिकश (वि०) [ अतिक्रान्तः कशाम्‌-अ० स० ] कोड़े को न 
मानने वाला, घोड़े की भांति वश में न आने वाला । 

अतिकाय ( वि० ) [ अत्युत्कट: कायो यस्य-ब० स० ] 
भारी डील डौल वाला, विशालकाय । 

अतिकूच्छ ( वि० ) [ अत्युत्कटः कृच्छूः~ प्राश स० ] अति 
कठिन, -च्छ बहुत बड़ा कष्ट; १२ रात्रियों तक 
कठिन तपस्या करने का ब्रत; मनु० ११।२१३-४। 


( 


अतिक्रमः [ अति-क्रमू--घव्न ] 1. सीमा या मर्यादा 
का उल्लंघन, हद से आमे बढ़ना 2. कर्तव्यं या 
औचित्य का भंग, उल्लंघन, मर्यादा का अतिक्रमण, अवेध 
प्रवेश, अवज्ञा, चोट, विरोध, ब्राह्मण” त्यागो भवता- 
मेव भूतये-महावीर० २1१०, 3. बीतना (समय का ) 
गुजरना-अनेकसंवत्सरातिक्रमेअपि--उत्तळ ४, 4. 
जीत लेना, बढ़ जाना (बहुधा 'दुर्‌' के साथ)- 
स्वजातिर्दुरतिक्रमा 5. उपेक्षा, भूल, अप्रतिष्ठा 6. भारी 
आक्रमण 7. आधिक्य 8. दुरुपयोग 9. दुर्व्यवहार । 

अतिक्रमणं [अति ¬- क्रम्‌ +ल्युट्‌] जागे बढ़ जाना, समय का 
वीतना, आधिक्य, दोष, अपराध । 

अतिक्रमशीय ( वि० ) [ अति+- क्रम्‌त-अनीयर्‌ ] मर्यादा 
भंग करने के योग्य, उपेक्षा करने के योग्य अथवा 
उल्लंघन करने के योग्य “यं में सुहृद्माक्यम-श० २, 
३, ६, ७। 

अतिक्रान्त (वि०) [ अति+-क्रमू+-क्त ] आगे बढ़ा हुआ, 
आगे गया हुआ, परे पहुंचा हुआ आदि-सोउतिक्रान्तः 
श्रवणविषयं-मेघ० १०३, बीता हुआ, गया हुआ, 
पहला, (-तं) अतीत विषय, अतीत की बात, अतीत । 

अतिखट्व (वि० ) [ अतिक्रान्तः खट्वाम्‌-प्रा० स० ] 
चारपाई रहित, चारपाई के बिना काम चलाने वाला । 

अतिग ( वि० ) [ अति+गम्‌+-ड ] ( समास में ) बढ़ने 
वाला, बढचढकर काम करने वाला, सर्वोत्कृष्ट रहने 
वाला सर्वलोक” मुद्रा० १४२, किमौषघपथातिगैरुपहतो 
महाव्याधिनि:-मुद्रा० ६, औषधियों के प्रभाव को 
अनादृत करने वाले रोगों के द्वारा । 

अतिगन्ध (वि० ) [ अतिशयितो गन्घो यस्य-ब० स० ] 
अत्यन्त तीक्ष्ण गंध बाला, -धः गंधक । 

अतिगव (वि०) [गामतिक्रान्तः प्रा०स०] 1. अत्यंत मुख, 
“बिल्कुल जड 2. वर्णनातीत । 

अतिगुण (वि०) [गुणमतिक्रान्त: प्रा. स०] 1. बढे चढ़े 
गुणों वाला, 2. गुणरहित, निकम्मा, --शः अत्यंत अच्छे 
गुण । 

अतिगो (स्त्री ०) [गामतिक्रम्य तिष्ठति] अत्यंत बढ़िया गाय । 

अतिग्रह (वि०) {ग्रहम्‌ अतिक्रान्तः-प्राब्स०] दुर्बोष,-हः, 
-प्राहः 1 ज्ञानेन्द्रियों के विषय-जैसे त्वचा का स्पर्शे 
जिह्वा का रस आदि, 2. सत्य ज्ञान 3. आगे बढ़ जाना, 
दूसरों को पीछे छोड़ देना-आदि । 

अतिचमू (वि०) [चमूमतिक्रान्तः-प्रा० स०] सेनाओं के 
ऊपर विजय प्राप्त करने वाला । 

अतिचर (दि०) [अति+-चर--अच्‌] बहुत परिवर्तनशील, 
क्षणभंगुर, -रा कमलिनी का पोघा, पद्मिनी, स्थल- 
पञ्मिनी, पञ्चचारिणी लता । 

अतिचरणं [अति-- चर्‌+-ल्युट्‌] अत्यधिक अभ्यास, शक्ति 
से अधिक करना । 


डरे 


१७ ) 


अतिचारः [अति +चर्‌-+-घजञ्त_] 1. मर्यादा का उल्लंघन, 
2. आगे बढ़ जाना 3. अतिक्रमण 4. ग्रहों की त्वरित 
गति, ग्रहों का एक राशि पर भोगफल समाप्त हुए 
बिना दूसरी राशि पर चले जाना । 

अतिच्छत्रः, अतिच्छत्रा, अतिच्छत्रका [अतिक्रान्तः छत्रमू- 
प्रा० स०] कुकुरमुत्ता, खुंब; सोया, सौंफ का पौधा । 

0820 ) [अतिक्रान्तो जनम्‌] अनुषित, जो आबाद 
न हो। 

अतिजात (वि०) [अतिक्रान्तः जातं-जाति जनकं वा] पिता 
से भा आ । 

अतिडोनं [अति+-डीङ्‌+-क्त] (पक्षियों की) असाधारण 
उड़ान । 

अतितराम्‌-अतितमाम्‌ (अव्य०) [अति + तरप्‌ (तमप्‌) +- 
आम्‌] अधिक, उच्चतर (अपा० के साथ) 2. अत्य- 
धिक, अत्यंत, बहुत अधिक, बहुत । 

अतितुष्णा [तृष्णामतिक्रम्य~प्रा० स०] गृध्नुता, अत्यधिक 
लालच या लालसा, “ष्णा न कतंव्या-पंच० ५-अत्य- 
धिक लालच नहीं करना चाहिए । 


अतिथिः [अतति गच्छति, न तिष्ठति-अत्‌+-इथिन्‌] मनु 
के अनुसार 'यात्री' का शब्दार्थ-एकरात्रं तु निवसन्न- 
तियिर्राह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्माद- 
तिथिरुच्यते । मनु० ३।१०२, अम्यागत (आलं० भी) 
अतिथिनेव निवेदितम्‌-श० ४, कुसुमलताप्रियातिथे- 
श० ६-प्रिय अथवा स्वागत के योग्य अभ्यागत । 
सम०-क्रिया,-पूजा,-सत्कारः,-सर्क्रिया,-सेवा अभ्या- 
गतों का सत्कारयुक्त स्वागत, आतिथ्यक्रिया, अभ्यागतों 
की सेवा,-घमः आतिथ्य करने का अधिकार, 
अभ्यागतों का सत्कार । 

अतिदानं [अति--दा--ल्युट] बहुत अधिक दान, अत्यधिक 
उदारता,-अतिदाने बलिर्बद्ध:ः-चाण० ५० | 

अतिदेशः [अति+ दिश्‌ +घञ्ञ्‌] 1. हस्तान्तरण, सम- 
पंण, सुपुर्दे करना 2. (व्या०) अन्यत्र लागू होने वाली 
प्रकिया, सादृश्य के कारण प्रक्रिया, एक वस्तु के घमं 
का दूसरी वस्तु पर आरोपण-अतिदेशो नाम इतर- 
घर्मस्य इतरस्मिन्‌ प्रयोगाय आदेशः (मीमांसा), या, 
अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृत्स्नाया घर्मसंहतेः । अन्यत्र कार्यतः 
प्राप्तिरतिदेशः स॒ उच्यते । “गोसदृशो गवयः” यह 
रूपातिदेश या सादृश्य का निदर्शन हे । 


अतिद्वय (वि०) [द्वियमतिक्रान्त:-प्रा० स०] दोनों से बढ़ा 
हुआ, अद्वितीय, अनुपम, अतुलनीय, बेजोइ-घिया 
निबद्धेयमतिद्वयी कथा-का० ५-दोनों (बृहत्कथा और 
वासवदत्ता) से बढ़ी हुई । 

अतिघन्वन्‌ (पु०) [अत्युत्कृष्ट घनुर्यस्य] अप्रतिद्वन्द्दी धनुधेर 
या योद्धा । 

अतिनिद्र (वि०) [निद्रामतिक्रान्तः-प्रा० स०] 1. बहुत सोने 


( ८ 


बाला, 2. निद्रा से वंचित, निद्रारहित,-ड्रे निद्रा के समय | 
से परे-द्रा बहुत अधिक सोना । 

अतिनु-अतिनौ (वि०) [अतिक्रान्तः नावम्‌-प्रा० स०] नाव 
से उतरा हुआ, नाव से भूमि पर आया हुआ । 

अतिपञ्चा [पञ्चवर्षमतिक्रान्ता प्रा» स०] पांच वर्ष से 
अधिक अवस्था की लड़की । 

अतिपतनं [अति+-पत्‌+-ल्युट्‌] उड़कर आगे निकल जाना, 
भूल, उपेक्षा, अतिक्रमण, अत्यधिक, सीमा से बाहर 
जाना । 

अतिपत्तिः [अति+-पत्‌+ क्तिन्‌] 1. सीमा से परे जाना, 
समय का बीतना, 2. कार्य का पुरा न होना, असफलता । 

अतिपत्र: [अतिरिक्तं बृहत्‌ पत्रं यस्य-ब० स०] सागौन का 
वृक्ष । 

अतिपथिन्‌ (पुं०) [पन्थानमतिक्रान्त:-प्रा० स०] सामान्य 
सड़कों की अपेक्षा अच्छा मागे, सन्मार्ग । 

अतिपर (वि०) [अतिक्रान्तः परान्‌-प्रा० स०] जिसने अपने 
शत्रुओं को पराजित कर दियां है, -रः वह शत्रु जो 
शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो । 

अतिपरिचयः [प्रा० स०] अत्यधिक जान पहचान या 
घनिष्टता-किंव ० ~ अतिपरिचयादवज्ञा- (अतिपरिचय 
से होत है अरुचि अनादर भाय) । 

अतिपातः [अति+-पत्‌+-घञ्ग्‌] 1. (समय का) बीत जाना 
2. उपेक्षा, भूल, अतिक्रमण-न चेदन्यकार्यातिपातः श० 
१; (यदि इस प्रकार दूसरे कर्तव्य की उपेक्षा न की गई), 
सवंसम्मत नियम या प्रथाओं का उल्लंघन, 3. आ 
पड़ना, घटना 4. दुर्व्यवहार या दुष्प्रयोग 5. विरोध, 
वैपरीत्य। 


अतिपातकः [ अतिपात-स्वार्थे कन्‌ ] बड़ा जघन्य पाप, 
व्यभिचार । 

अतिपातिन्‌ (वि० ) [ अति+-पत्‌+णिच्‌+- णिनि ] गति 
में आगे बढ़ जाने वाला, क्षिप्रतर ( समास में) रघु० 
३।३०। 

अतिपात्य ( वि० ) [ अति+ पत्‌+-णिच्‌+- यत्‌ ] विलंबित 
या स्थगित करने योग्य-काममनतिपात्यं धर्मकार्य 
देवस्य-श ५। 

अतिप्रबंधः [अतिशयितः प्रबन्घः-प्रा० स०] अत्यंत सातत्य, 
बिल्कुल लगा होना; 'प्रहितास्त्रवृष्टिभिः-रघु० ३।५८। 

अतिप्रगे ( अव्य० ) [ अति+प्र+गे+के ] प्रभात में 
बहुत तड़के, प्रभात काल में-मनु० ४।६२। 

अतिप्रश्‍नः [ अति-प्रच्छत-नङ | इन्द्रियातीत सत्यता के 
विषय में प्रश्‍न, तंग करने वाला तर्कहीन 
प्रश्‍न-उदा० बहदारण्यक उपनिषद्‌ में वालाकि का 
याज्ञवल्क्य के प्रति ब्रह्म विषयक प्रश्‍न । 

अतिप्रसङ्कः, अतिप्रसक्तिः (स्त्री) ) [ अति+-प्र+ संज्‌+- 
घडा क्तिन्‌ वा ] 1. अत्यधिक लगाव, 2. घृष्टता 


) 


3. किसी (व्या०) नियम का व्यर्थ अधिक विस्तार 
अर्थात्‌ अतिव्याप्ति 4. बहुत घना संपर्क 5. प्रपञ्च, 
अलमतिप्रसंगेन-मुद्रा ० १ । 

अतिबल ( वि० ) [ ब० स० ] बहुत बलवान्‌ या शक्ति- 
शाली,-लः अग्रगण्य या बेजोड़ योद्धा; --लं बड़ा 
बल, भारी शक्ति,--ला एक शक्ति झाली मत्र या 
विद्या जिसे विश्वामित्र ने राम को सिखाया । 

अतिबाला [अतिक्रान्ता बालां बाल्यावस्थाम्‌-प्रा० स० ] 
दो वषं की अवस्था की गाय । 

अतिभ (भा) रः [ प्रा० स० ] अत्यधिक बोझ, भारी 
वजन; सा मुक्‍त कंठं व्यसनातिभारात्‌ चक्रन्द-रघु० 
१४।६८ अत्यधिक रंज के कारण । सम०-गः खच्चर । 

अतिभवः [ अति+- भू०-+णिच्‌--अच्‌ ] उत्कृष्टता । 

अतिभीः ( स्त्री०) [ अतिञ-भी¬- क्विप्‌] बिजली, इन्द्र के 
वजर की कौंध। 

अतिभूमिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] 1 आधिक्य, पराकाष्ठा, 
उच्चतम स्वर, मि गम्‌, या, आधिक्य या पराकाष्ठा 
तक पहुंचना-तत्र सर्वलोकस्य “मिगतः प्रवाद:-- 
माल०७, दूर तक प्रसिद्ध--शि० ९।७८, १०८० 2 
साहसिकता, अनौचित्य, औचित्य की सीमाओं का 
उल्लंघन करना--शि० ८।२०,३ प्रमुखता, उत्कृष्टता । 

अतिमतिः (स्त्री०) -मानः [ प्रा० स० ] अहंकार, बहुत 
अधिक घमंड, अतिमाने च कौरवाः--चाण० ५०। 

अतिमत्ये-मानुष (वि०) अतिमानव । 

अतिमात्र (वि०) [ अतिक्रान्तो मात्राम्‌ --प्रा० स० ] मात्रा 
से अधिक, अत्यधिक, अतिशय--'सुदुःसहानि--श ० 
४।३, जिसका बिल्कुल समर्थन न किया जा सके, 
-—मूनिब्रतैस्त्वामतिमात्रकशिताम्‌--कु० ५।४८, -त्रं 
मात्रशः (अव्य०) मात्रा से अधिक, अतिशय, 
अत्यधिक । 

अतिमाय (वि०) [ अतिक्रान्तो मायाम्‌--प्रा० स० ] पूर्णतः 
मुक्‍त, सांसारिक माया से मुक्‍त । 

अतिमुक्त (वि०) [ अतिशयेन मुक्त:--प्रा० स० ] 1 पूर्ण- 
रूप से मुक्त 2 बंजर 3 मोतियों (की माला) से बढ़ 
कर,--क्तः,~-क्तकः एक प्रकार की लता (माधवी) 
जो आम की प्रिया के खूप में आम के वृक्ष पर लिपटी 


अतिमुक्ति: (स्त्री) अतिमोक्षः [ प्रा० स० | (मृत्यु से) 
बिल्कुल छुटकारा । 


अतिरंहस्‌ (वि०) [ अतिशयितं रंहो यस्मिनु--ब० स० ] 
बहुत फुर्तीला या क्षिप्रतर---सारंगेणातिरंहसा--श० 
RN 
अतिरथः [ अतिक्रान्तोरक्म्‌--प्रा० स०] एक अद्वितीय 
योद्धा जो अपने रथ में बैठा हुआ ही युद्ध करता है 
(अमितान्योघयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः) । 


( 


अतिरभसः [ प्रा० स० ] बडी चाल, दुत गमन, हड़बड़ी । 

अतिराजन्‌ (पु०) [ प्रा० स० ] 1 असाधारण या उत्कृष्ट 
राजा 2 राजा से बढ़-चढ़ कर । 

अतिरात्रः [ प्रा० स० ] 1 ज्योतिष्टोम यज्ञ का एक ऐच्छिक 
भाग 2 रात्रि का मध्य भाग । 

अतिरिक्त (वि०) [ अति+-रिचु+-क्त ] 1 आगे बढ़ा हुआ 
2 फालतू 3 अत्यधिक 4 अद्वितीय, उत्तुंग । 

अति (ती) रेकः [अति+-रिच्‌+-घञ््‌] 1 आधिक्य, अति- 
शयता, महत्ता, गौरव 2 समधिकता, अधिशेष, 
बाहुल्य 3 अन्तर । 

अतिरुच्‌ (पुं०) [ अति --रुच्‌-- क्विप्‌ ] 1 घुटना, (स्तो ०-क्‌) 
एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री । 

अतिरो (लो) मश (वि०) [ अति+रो (लो) मन्‌+श ] 
बहुत बालों वाला, बहुत रोम वाला,- ज्ञः 1 एक 
जंगली बकरा 2 बड़ा बन्दर । 

अतिलंघनं [अति+ लंघ्‌ +ल्युट्‌] 1. अत्यधिक उपवास 
रखना 2. अतिक्रमण । 

अतिलंघिन्‌ (वि०) [अति लंघ्‌ +-णिनि] गलतियां या 
भूलें करने वाला । 

अतिवयस्‌ (विश) [अतिशयितं वयः यस्य-ब० स०] बहुत 
बूढ़ा, वृद्ध, अधिक आयु का । 

अतिवर्णाश्रमिन्‌ (पऽ) [प्रा० स०] जो वर्णं और आश्रमो 
की मर्यादा से परे हो। 

अतिवर्तनं [अति +-वृत्‌+-ल्युट्‌] क्षम्य अपराध, सामान्य 
अपराघ, दण्ड से मुक्ति-इस प्रकार के दस अपराधों 
का वर्णन मनु ने किया है-मनु० ८।२९० 

अतिवतिन्‌ (वि०) पार करने वाला, दूसरों से आगे निकलने 
वाला, आगे बढ़ने वाला, अतिक्रमण करने वाला, 
उल्लंघन करने वाला ] 

अतिवादः [अति+-वद्‌+-घञ््‌] अतिकठोर, गाली और 
अपमान युक्त वचन, भर्त्सना, झिड़की-अतिवादां- 
स्तितिक्षेत-मनु० ६।४७। 

अतिवादिन्‌ [अति+-वद्‌+-णिनि] बहुत बोलनेवाला, 
वाग्मी । 

अतिवाहनं [अति +- वह +-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. बिताना, यापन 
2. बहुत अधिक परिश्रम करना या बहुत बोझा उठाना 
3. प्रेषण, भेजना, छुटकारा पाना । 

अतिविकट (वि०) [प्रा० स ०] भीषण--डः दुष्ट हाथी । 

अतिविषा [प्रा० स०] अतीस नामक विषँलो औषधि का 
पौधा । 

अतिविस्तरः [प्रा० स०]बहुत अधिक फैलाव, व्यापकता । 

अतिवृत्तिः (स्त्री) [अति+-वृत्‌ + क्तिन्‌] आगे बढ़ जाना, 
अतिक्रमण, अतिरंजना । 

अतिवृष्टिः (स्त्री ०) [अति+-वृष्‌ +क्तिन्‌] अत्यधिक या भारी 
वर्षा, ऋतु विषयक ६ विपत्तियों में से एक; दे० ईति । 


१९ ) 


अतिवेल (वि०) [ अतिक्रान्तो वेलां मर्यादां कूल वा--प्रा० 
स० ] अत्यधिक, फालतू, सीमारहित,-लं (क्रिः विं०) 
1 अत्यधिकता से, 2 बिना ऋतु के, कि मोसम के । 

अतिव्याप्तिः (स्त्री०) [ अति-वि+ आप+-क्तिन्‌ ] 1 किसी 
नियम या सिद्धात का अनुचित विस्तार 2 प्रतिज्ञा में 
अनभिप्रेत वस्तु का मिला लेता, 3 लक्षण में लक्ष्य के 
अतिरिक्त अन्य अनभिप्रत वस्तु का भी आ जाना, 
(न्याय में) जिसके फलस्वरूप वह वस्तुएँ भी सम्मि- 
लित हो जाये जो लक्षण के अनुसार नहीं आनी चाहिए, 
लक्षण के तीन दोषों में से एक । 

अतिशयः [ अति+शीञ-अच्‌ ] 1 आधिक्य, प्रमुखता, 
उत्कृष्टता; वीर्यं” रघु० ३।६२; तस्मिन्‌ विधाना- 
तिशयें विघातुः--रघु० ६।११; 2 श्रेष्ठता (गुण, पद 
और परिमाण आदि की दृष्टि से); समास में प्राय: 
विशेषणों के साथ प्रयुक्त होने पर “अधिकता के 
साथ” अर्थ होता है-आसीदतिशयप्रेक्य:--रघु० १७। 
२५; (वि०) श्रेष्ठ, प्रमुख, अत्यधिक, बहुत बड़ा, 
बहुल । सम०--उक्तिः (स्त्री) 1 बढ़ाकर या अति- 
शयोक्तिपुणं ढंग से कहे हुए वचन, अतिरंजना 2 
अलंकार जिसके सा० द० कार ने ५ भेद तथां काव्य 
प्रकाशकार ने ४ भेद माने हैं । 

अतिशयन (वि०) [ अति+शी+-ल्युट्‌ ] आगे बढ़ने वाला 
(समास में), बड़ा, प्रमुख, बहुल -न आधिक्य, बहुतायत, 
बहुलता । 

अतिशयालु (वि०) [ अति+शी+-आलूच्‌ ] आगे बढ़ जाने 
या बढ़-चढ़ कर रहने की प्रवृत्ति वाला । 

अतिशयिन्‌ (वि०) [ अति+-शी+-णिनि ] 1 श्रेष्ठ, बढ़िया, 
च ~-इदमुत्तममतिश्चयिनि व्य॑ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः 

थत:--काव्य० १, विक्रम० ५१२१, 2 अत्यधिक, 

बहुल! 

अतिज्ञायनं [ अति--शी--ल्युट ] उत्कृष्टता, श्रेष्ठता । 

अतिशायिन्‌ (वि०) [ अति--शी--णिनि ] आगे रहने वाला, 
आगे बढ़ जाने वाला 2 अत्यधिक । 

अतिशेष: [ अति+शिष्‌+अच्‌ ] अवशिष्ट भाग, बचा 
हुआ भाग (जैसे कि समय का), कुछ अवशेष । 

अतिश्षेयसिः [ श्रेयसीमतिक्रान्त:--प्रा० स० ] सर्वोत्तम 
स्त्री से श्रेष्ठ पुरुष । 

अतिश्व (वि०) [ श्वानमतिक्रान्त:--प्रा० स० ] 1 बल में 
कुत्ते से बढ़ा हुआ (जैसे कि सूअर) 2 कुत्ते से भी गया 
बीता; --इवा सेवा । 

अतिसक्तिः (स्त्री०) [ अति+-षंज्‌+क्तिन्‌ ] घनिष्ठ संपर्क 
या सान्निघ्य, भारी आसक्ति । 

अतिसंधानं [ अति+सं+घधा+ल्यूट | छल करना, 
घोखा देना,-परातिसंघान? श० ५1२५, चालाकी, 
जालसाजी । 


( २० 


अतिसरः [ अति+सु+अच | 1 आगे बढ़ने वाला 2 नेता 

अतिसर्गः | अति+-सृज्‌ +घञ्ग्‌ ] 1 स्वीकार करना, 
देना- ,० १०४२, 2 अनुमति देना (जो इच्छा हो) 
3 (नौकरी से) पृथक्‌ करना, कार्यभार से मुक्त करना । 

अतिसजनं [ अति +सूज्‌ |-ल्युट्‌ [ 1 देना, स्वीकार करना, 
सौंपना-कु० ३।३२, 2 उदारता, दानशीलता 3 वघ 
करना 4 वियोग । 

अतिसर्द (वि०) | प्राश स० ] सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ,-बेः 
परब्रह्म --अतिसर्वाय शर्वाय --मुग्ध० । 

अति- (ती) 
मरोडो के साथ दस्तो का आना । 

अति(ती)सारिन्‌ (पु०) [अत्यंतं सारयति मलं] अतिसार नाम 
का रोग जिसमें बारबार शौच जाना पड़ता हैं; (वि०) 
-अति(ती)सारकिन्‌ (वि०) [अतिसारो यस्यास्ति-इनि, 


| 
| 


- सारः [ अति--सृ + णिच्‌--अच्‌ ] पेचिश, 


कुक्‌ च | अतिसार रोग से पीड़ित, पेचिश रोग से ग्रस्त । ' 


अतिस्नेहः | प्राश स० | अत्यधिक अनुराग 
श० ४; बराई की आशंका में प्रवण होता हे । 

अतिस्पर्श: [ प्रा स० | अर्घस्वर तथा स्वरों के लिए 
पारिभाषिक शब्द ! 

अतीत (वि०) [ अति+-इ~-क्त ] 1. परे गया हुआ, 
पार गया हुआ 2. आगे बढ़ने वाळा, परे जाने वाला, 


गत, वीता हुआ आदि; मृत, संख्यामतोत या ' 


सं्यातीत अगण्य । 

अतीग्द्रिय (वि०) [प्रा०स० ] ज्ञानेन्द्रियों की पहुंच के बाहर 
-यः आत्मा या पुरुष (सांख्य दर्शन) ; परमात्मा; -यं 1 
प्रधान या प्रकृति (सां० द०) 2. मन (वेदान्त) । 

अतोद (अव्य ०) [अति+ इव | खूब, अधिकता के साथ, बहुत 
अविक, बिल्कुल, बहुत ही, “पीडित, हृष्ट आदि । 

अतुल (वि०) | न० त० ] अनुपम, बेजोड़, अद्वितीय, अतु- 
लनीय, -लः 'तिल' का पौघा, तिल । 

अतुल्य (वि०) [ न० त० ] अनुपम, बेजोड़ । 

अतुषार (वि०) [न० त०] जो ठंडा नहो । सम०-करः 
सूर्य; इसी प्रकार अतुहिनकरः “रश्मि, वामन्‌, रुचि 
आदि । 

अतृभ्या [ न० त० | थोड़ा सा घास । 

अतेजस्‌ (वि०) | न० ब० ] 1. जो चमकीला न हो 
घुला 2. दुर्बल, निर्बल 3. निरर्थक, इसी प्रकार 
अनेजस्क, अतेजस्विन्‌; -स्‌ (पुं) [न० त०] घुंधला- 
पन, छाया, अंबकार । 

अत्ता | अन्‌ + तक्‌ +ठाप्‌ ] 1. माता 2. बडी बहन 3. 
सास ! 

अत्ति (२त्री०) अत्तिका [अत्‌+-क्तिन्‌, स्वार्थं कन्‌ च ] 
बड़ी बहन आर 

अत्नः, अत्मुः | अतति सततं गच्छति--अत्‌+-न, 


नुवा] 
1. हवा 2. सूर्य । 


“हः पापशंकी- ' 


) 


अत्यग्नि: [ प्रा० स० ] पाचन शक्ति की बहुत अधिकता ¦ 

अत्यग्निष्टोमः [ प्रा० स० ] ज्योतिष्टोम यज्ञ का दूसरा 
ऐच्छिक भाग । 

अत्यंकुश (वि०) [ प्रा० स० ] निरंकुश, नियन्त्रण में 
रहन के अयोग्य, उच्छु खल जेसे हाथी । 

अत्यन्त (वि०) [ अतिक्रान्तः अन्तम्‌ सीमामू--प्रा० स० | 
1. अत्यधिक, अधिक, बहुत बड़ा, बहुत बलवान्‌; 
वैरम्‌--बडी शत्रुता, इसी प्रकार “मैत्री 2. संपूर्ण, 
पूरा, नितांत 3. अनन्त, नित्य, चिरस्थायी; कि वा 
तवात्यन्तवियोगमोधे हतजीविते--रघु« १४६५; 
कस्यात्यन्तं सुखमपनतम्‌--मेघ० १०९,-तं (अव्य०) 
1. अत्यधिक, बहुत अधिक, 2. हमेशा के लिए, आजी- 
वन, जीवनभर। सम०--अभावः नितान्त या 
पूर्ण सत्ताहीनता, नितान्त अनस्तित्व,--गत (वि०) 
सदा के लिए गया हुआ, जो फिर कभी न आवेगा, 
कथमत्यन्तगता न मां दहेः-रधु० ८।५६,--गामिन्‌ 
(वि०) 1 बहुत अधिक चल्ने वाला, बहुत तेज या 
शीघ्र चलने वाला, 2. अत्यधिक, अधिक; --वासिन्‌ 
पुं) जो विद्यार्थी की भांति लगातार अपने गुरु के 
साथ रहता है;--संयोगः 1. घनिष्ट सामीप्य, अबाध 
नैरन्तर्यं; कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे-; 2. अवियोज्य 
सहअस्तित्व । 

अत्यन्तिक (वि०) | अत्यन्त+-ठन्‌ ] 1. बहुत अधिक या 
बहुत तेज चलने वाला 2. बहुत निकट 3. जो समीप 
न हो, दूर,-क॑ घनिष्ट सामीप्य, अव्यवहित पड़ौस या 
अत्यंत समीप होना । 

अत्यन्तीन (वि०) | अत्यंत+- ख ] 1. बहुत अधिक चलने 
वाला, बहुत तेज चलने वाला--लक्ष्मीं परंपरीणां 
त्वमत्यन्तीनत्वमुन्नय--भट्टि० । 

अत्ययः [ अति-+-इ-+अच्‌] 1. चला जाना, बीत जाना 
काल” 2. समाप्ति, उपसंहार, अवसान, अनुपस्थिति 
अन्तर्धान 3. मृत्यु, नाश 4. भय, चोट, बुराई-- 
प्राणात्यये च संप्राप्ते--या ० १।१७९ 5. दुःख 6. दोष, 
अपराध, अतिक्रमण 7. आक्रमण, अभियान । 

अत्ययिक=दे० आत्ययिक । 

अत्ययित (वि०) [ अत्यप्न--इतच्‌ ] 1. बढ़ा हुआ, आगे 
निकला हुआ, 2. उल्लघन किया हुआ, जिस पर 
अत्याचार किया गया है । 

अत्ययिन्‌ (वि०) [ अति--इ--णिनि | बढ़ने वाला, आगे 
निकलने वाला । 

अत्यर्थ (वि० ) [प्रा० स० ] अत्यधिक, बहुत बड़ा, 
बेहद, थं (क्रि० वि०) बहुत अधिक, निहायत, 

अत्यन्त । 

अत्यह्ल (वि०) [ प्रा० स० ] अवधि में एक दिन से अधिक 
रहने वाला । 


( २१ 


अत्याकारः [प्रा० स०] 1. घृणा, कलंक, निन्दा, इलाघात्या- 
कारतदेवेतेषु पा० ५।१।१३४; 2. बड़ा डील डौल, 
विज्ञाल शरीर । | 

अत्याचार (वि०) [ आचार मति क्रान्तः ] मानी हुई 
प्रथाओं और आचारों के विपरीत चलने वाला, उपेक्षक; 
~रः आचारानुमोदित कार्यो कान करना, घर्म के 
विपरीत आचरण । 

अत्यादित्य (वि०) [ प्रा० स० ] सूर्य की ज्योति से अधिक 
चमकने वाळा; -अत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि 
तेजः--मेध० ४३। 

अत्यानन्दा [प्रा० स०] मैथुन के प्रति उदासीनता । 

अत्यायः [ प्रा० स० ] 1. अतिक्रमण, उल्लंघन 2. आधिक्य । 

अत्यारूढ (वि०) [प्रा० स०] बहुत बढ़ा हुआ, -ढं,--ढिः 
(स्त्री०) बहुत ऊंची पदवी, अभ्युदय । 

अत्याश्रमः [प्रा० स०] 1. जीवन का सबसे बड़ा आश्रम 
संन्यास 2. इस आश्रम में स्थित - संन्यासिन्‌ । 

अत्याहितं [अति+-आ-+-घा--क्त] 1. बड़ी विपत्ति भय, 
दुर्भाग्य, अनर्थ, दुर्घटना--न किमप्यत्याहितम्‌ -श० 
१; प्रायः विस्मयादिद्योतक के रूप में प्रयोग -- हाय 
दई, हाय रे 2. उदंड तथा साहसिक कार्य --पांड्पुत्रेन 
किमप्यत्याहितमाचेष्टितं भवेत्‌ -- वेणी ० २। 

अत्युक्तिः (स्त्री ० ) [अति+-वच्‌+-क्तिन्‌] बढ़ा चढ़ा कर 
कहना, अतिशयोक्ति, अधिकृष्ट रंगीन चित्रण-- 
अत्युक्तौ यदि न प्रकुप्यसि मृषावादं च नो मन्यसे-- 
उद्भट०; दे० अतिशयोक्ति भौ । 

अत्युपध (वि०) [उपधामतिक्रान्तः--प्राश स०] परीक्षित, 
विश्वस्त । 

अत्यूहः [प्राश स०] 1. गहन चिन्तन या मनन गंभीर तर्कना, 
2. जलकुक्कुट । 

अत्र (अव्य) [इदम्‌ + त्रल्‌-प्रकृतेः अशूभावश्च] 1. इस 
स्थान पर, यहाँ--अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः--श० 
१; 2. इस विषय में, बात में, मामले में, इस संबंध 
में । सम०-- अन्तरे (क्रिश वि०) इसी बीच में,-भवत्‌ 
(पुँ० --भवान्‌) सम्मानसूचक विशेषण जो आद- 
रणीय' 'सम्माननीय' 'मान्यवर श्रीमान्‌ अर्थ को प्रकट 
करता है तथा उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है 
जो वक्ता के पास उपस्थित या निकट विद्यमान हो; 
दूरवर्ती या परोक्ष के लिए तत्रभवत्‌ शब्द है; “भवती 
=आदरणीय श्रीमती; (पूज्यं तत्रभवानत्रभवांइच 
भगवानपि), अत्र भवान्‌ प्रकृतिमापन्न:-श० २; 
वृक्षसेचनादेव परिश्रांतामत्रभवतीं लक्षये --श० १। 

अत्रत्य (वि०) [अत्रभव:--अत्र +-त्यप्‌] 1. इस स्थान का, 
या यहां से संबंध रखने वाला 2. यहां उत्पन्न, यहां 
पाया गया, या इस स्थान का, स्थानीय । 

अत्रप (वि०) [न° ब०] निलंज्ज, अविनीत, अशिष्ट । 


) 


अत्रिः(स० अत्तर) [अद्‌-त्रिन्‌] एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेद 
के कई सूक्तो के द्रष्टा हैं । सम ० - जः,-जातः,-दुग्जः, 
-नेतरप्रसृतः,-प्रभवः,-भवः चन्द्रमा; तु०,--अथ नयन- 
समुत्यं ज्योतिरत्रेरिव द्यौ:-रघु ० २।७५। 

अथ (अव्य०)[अर्थ्‌ +-ड पृषो० रलोपः] 1. मंगलसूचक शब्द 
जो किसी रचना के आरंभ में प्रयुक्त होता है--और 
जिसका अनुवाद 'यहां' 'अब' मंगल, आरंभ, अधिकार, 
किया जाता हे । परन्तु यदि सही रूप से देखा जाय 
तो 'अथ' का अर्थ 'मंगल' नहीं है, तो भी इस शब्द का 
उच्चारण या श्रवणमात्र 'मंगल' का सूचक समझा 
जाता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मा के कण्ठ से निकला 
हुआ माना जाता है-- ओकारश्चाथशब्दइच द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कठे भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका- 
वुभौ । और इसी लिए हम शांकरभाष्य में देखते है- 
अर्थान्तरप्रयुक्तः अथशब्दः श्रुत्या मंगलमारचयति, अथ 
निर्वचनम्‌, अथ योगानुशासनम्‌ (बहुधा अंत में 'इति' 
शब्द का प्रयोग पाया जाता हे--इति प्रथमो डु: 
समाप्तः--आदि) 2. तब, उसके पञ्चात्‌ -- अथ 
प्रजानामधिपः प्रभाते बनाय धेनुं मुमोच -- रघु० २।१; 
प्रायः 'यदि' या चेत्‌' का सहसंबन्घी 3. यदि, कल्पना 
करते हुए, अच्छा तो, ऐसी स्थिति में, परंतु यदि-- 
अथ कौतुकमावेदयामि ` का» १४४; अथ मरणमव- 
श्यमेव जन्तोः किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वम्‌ -वेणी० 
४, 4. और, इसी से तो और भी, इसी भांति-भीमोऽ 
थार्जुन:- गण० 5. प्रश्‍न आरंभ करते समय या पूछते 
समय, बहुधा प्ररनवाचक शब्द के साथ--अथ सा 
तत्रभवती किमाख्यस्य राजष: पत्नी-- श० ७, 6. 
समष्टि, सम्पूर्णता, अथ धर्म व्यास्यास्यामः---ग्ण०, 
अब हम “धर्म की (विवरण सहित) पुरी व्याख्या 
करेंगे 7. संदेह, अनिश्चितता-शब्दी नित्योऽथानित्यः-- 


६1४० | 


अथवंन्‌ (पुं) [अथ--ऋ--वनिप्‌] 1. अग्नि और सोम का 
उपासक पुरोहित 2. अथर्वा ऋषि की सन्तान-ब्राह्मण, 
(ब० व०), अथर्वा ऋषि की सन्तान, अथर्ववेद के 
सूक्त, (पुं०--अथर्वा तथा नपुं०--अथर्व), “वेद: 
अथववेद जो चोथा वेद माना जाता है, तथा जिसमें 


( 


सुरक्षा के लिए तथा विपत्ति, पाप, बुराई, एवं 
दुर्भाग्य से बचाव के लिए असंख्य प्रार्थनाएं पाई 
जाती हैं, इसके अतिरिक्त दूसरें वेदों की भांति 
इसमें भी धामिक एवं औपचारिक संस्कारों में प्रयुक्त 
होने वाले अनेक सूक्त हैं जिनमें प्रार्थनाओं के साथ- 
साथ देवताओं का अभिनन्दन किया गया है। सम० 
“-निधि:,-विद्‌ (पुं०) अथर्ववेद के ज्ञान का भंडार, 
अथवा अथर्वज्ञान से संपन्न --गुरुणा अथवंविदा कृत- 
क्रिय:--रघु० ८।४, १।५९। 

अथर्वणिः [अथर्वन्‌ +-इस्‌, न टिलोपः] अथर्ववेद में निष्णात 
अथवा इसमें निदिष्ट संस्कारों के अनुष्ठान में कुशळ 
ब्राह्मण । 

अथर्वाणं [अथर्वन्‌ +-अच्‌-पृषो० दीघंः] अथवंवेद की अनु- 
ष्ठान पद्धति । | 

अथवाऱऱदे० 'अथ' के अन्तर्गत । 

अद्‌ (अदा० पर० सक० अनिट्‌} [ अत्ति, अन्न-जग्घ ] 1. 
खाना, निगलना, 2. नष्ट करना 3. दे० 'अंद्‌', प्रेर० 
खिलवाना, सन्नन्त० जिघत्सति--खाने की इच्छा 
करना । 

अद्‌, अद (वि०) [ मद्‌- क्विप्‌, अच्‌ वा ] (समास के 
अंत में) खाने वाला, निगलने वाला । 

अदंष्ट्र ( वि०) [ न० ब० ] दन्तहीन,--्टरः वह साँप 
जिसके जहरीले दांत तोड़ दिये गये हैं । 

अदक्षिण (वि०) [ न० त० ] 1. जो दायां न हो अर्थात्‌ 
बायां 2. जिसमें पुरोहितों को दक्षिणा न दी जाय, 
बिना दक्षिणा का (जैसे यज्ञ ) 3. सरल, दुर्बलमना, 
मूर्ख 4. अनुपस्थित, अदक्ष या अपटु, गंवार, 5. 
प्रतिकूल । 

अदष्ह्य ( वि०) [ न० त० ] 1. दण्ड का अनधिकारी, 2. 
दण्ड से मुक्त या बरी । 

अवत्‌ ( वि०) [ न० ब० ] दन्तरहित, बिना दांतों का । 

अदत्त ( वि०) [ न० त० ] 1. न दिया हुआ 2. अनुचित 
तरीके से दिया हुआ 3. जो विवाह म॑ न दिया गया 
हो, -त्ता अविवाहित कन्या-त्तं वह दान जो रह कर 
दिया गया हो! सम०--आदायिन्‌ (वि०) जोन दीं 
हुई वस्तुओं को उठा कर ले जाता है-जैसे कि चोर, 
“पूर्वा वह कन्या जिसकी सगाई न हुई हो-अदत्त 
पूर्वेत्याशंकयते---माल ० ४1 

अदन्त ( वि० ) [ न० ब० ] 1. दन्त रहित 2. वह शब्द 
जिसके अन्त में अत्‌ या अ' हो,--तः जोंक । 

अदन्त्य (वि०) | न० त० ]1 जो दांतों से संबंध न रखता 


२२ ) 


शत्रु-नाश के लिए अनेक अमंगलप्रार्थनाएँ और अपनी | बर्न [न० त० ] 1 न दिखना, 


अनवलोकन, 
अनुपस्थिति, दिखाई न देना 2. (व्या०) अन्तर्धान, 
लोप, लुप्ति--अदर्शनं लोपः पा० १।१।६०। 

अदस्‌ (सर्वश) [ पुं०-स्त्री०--असौ, नपुं०--अदः ] वह 
(किसी एसे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना 
जो अनुपस्थित हो या वक्ता के समीप न हो) -इदमस्तु 
सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । अदसस्तु विभ्र- 
कृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ । 'यह' 'यहां' 'सामने' 
अर्थ को भी प्रकट करता है । 'यत्‌' के सहसंबंधी 
तत्‌ के अर्थ में भी प्रायः प्रयुक्त होता है । परन्तु जब 
कभी यह 'संबंध वाचक सर्वनाम” के तुरन्त बाद प्रयुक्त 
होता है (योऽसौ, ये अमी आदि) तो इस का अर्थ होता 
है प्रसिद्ध 'सुख्यात' 'पूज्य'; दे० तद्‌ भी । 

अदातु (वि०) [ न० त० ] 1 न देने वाला, कृपण 2 लड़की 
का विवाह न करने वाला । 

अदादि (वि०) [न० ब० ] दूसरे गण की धातुओं का 
समूह, जो 'अद्‌' से आरम्भ होता ह । 

अदाय (वि०) [नास्ति दायो यस्य--न० ब०] जो 
(संपत्ति मे) हिस्से का अधिकारी न हो । 

अदायाद (वि०) [ न० त० ] 1. जो उत्तराधिकारी न बन _ 
सके, 2. [न० ब०] जिसके कोई उत्तराधिकारी न हो। 

अदायिक (वि०) [ स्त्री०--अदायिकी ] [ न दायमहति-- 
नञा +-दाय+ठक्‌ न० ब० ] 1 जिसका कोई उत्तरा- 
घिकारी दावेदार न हो, जिसके कोई उत्तराधिकारी 
न हों,--अदायिक धनं राज्यगामि--कात्य० 2 [ न० 
त० ] उत्तराधिकार से संबंध न रखने वाला। 

अदितिः (स्त्री) [ दातुं छेतुम्‌ अयोग्या -दो+क्तिन्‌ | 1 
पृथ्वी 2 अदिति देवता, आदित्यों की माता, पुराणों मो 
इसका वर्णन देवों की माता के रूप में किया गया है, 
3 वाणी 4 गाय । सम० --जः, --नंदनः देवता, 
दिव्य प्राणी । 

आदुरे (वि०) { न० त० ] 1 जो दुर्गम न हो, जहाँ पहुँचना 
कठिन न हो 2 [ न० ब०] वह स्थान जहाँ किले न 
हों--“विषय:--एक दुर्गरहित देश । 

अदूर (वि०) [न० त० ] 1 जो दूर हो, समीप (काल 
और देश की स्थिति से),--रं सामीप्य, पड़ोस 
-वसन्नदूरे किल चन्द्रमौले:--रघु० ६1३४; शिशतो 
$दूरे वर्तते इति अदुरत्रिशा:--सिद्धा ०; अढूरे-म्‌,-तः,- 
रात्‌.-रे,-रेण (सम्प्रदान या संबंध के साथ), अधिक 
दूर नहीं, बहुत दूर नहीं । 

अदृश्‌ (वि०) [ नास्ति दृग्‌ अक्षि यस्य न० ब० ] दृष्टि- 
होन, अंघा । 


हो 2 दांतों के लिए अनुपयुक्त, दांतों के लिए हानि- | अदृष्ट (वि०) [ नञ्‌ --दुश्--क्त ] अदृश्य, अनदेखा, 


कारक । 
अदभ्र (वि०) [ न० ब० ] अनल्प, प्रचुर, पुष्कर । 


*पूब ==जो पहले न देखा गया हो; 2 अननुभूत 3 
अदृष्टपूर्वं, अनवलोकित, बिना सोचा हुआ, अज्ञात 4 


( 


अननुमत, अस्वीकृत, अवैध,-ष्टं 1 अदृश्य 2 | 
भाग्य, प्रारध (शुभ या अशुभ) 3 गुण तथा 
अवगुण जो कि सुख तथा दुःख के अनुवर्ती कारण हैं; 
4 दैवी विपत्ति या भय (जैसा कि आग या पानी 
आदि से) । सम०--अर्थ (वि०) आध्यात्मिक या गूढ 
अर्थ वाला, आध्यात्मिक,--कर्मन्‌ (वि० ) अव्यावहा- 
रिक, अनुभवहीन --फल (वि०) जिसके परिणाम 
अदृश्य हों,-फलं शुभाशुभ कर्मों का आगे आने 
वाला फल । 

अदृष्टिः (स्त्री) [न° त०] बुरी या द्वेषपूणं दृष्टि, कुदृष्टि 
-ष्टि (वि०) [न० ब०] अंधा । 

अदेय (वि०) [न° त०] जो देने के लिए न हो, जो दिया 
नजासकेयादिया न जाना चाहिए,-यम्‌ जिसका 
देना न उचित है और न आवश्यक है, इस श्रेणी 
में पत्नी, पुत्र, धरोहर और कुछ अन्य वस्तुएं 
आती हूँ । 

अदेव (वि०) [न० त०] 1. जो देवताओं की भांति न हो, 
या दिव्य न ही 2. देवविहीन, अपवित्र, अघामिक- चः 
जो देवता न हो । सम० -ण्मातृक (वि०) जहाँ वर्षा 
न हुई हो; माता की भांति दुध पिलाने या पानी देने 
के लिए जहाँ वर्षा का देवता काम न करता हो,-- 
वितन्वति क्षेममदेवमातृकारिचिराय तस्मिन्कुरवस्चका- 
सते--कि० १।१७। 

अदेशः [न° त०] 1. अनुपयुक्त स्थान 2 बुरा देश । सम० 
कालः अनुपयुक्त स्थान और अनुपयुक्त समय,- स्थ 
( वि० ) अनुपयुक्त स्थान पर ठहरा हुआ, उपयुक्त 
स्थान से विरहित । 

अदोष (वि०) [न० ब०] 1 दोष, बुराई और त्रुटि आदियों 
से मुक्त 2 अश्लीलता, ग्राम्यता आदि साहित्य के 
दोषों से मुक्त, दे० दोष,--अदोषौ शब्दाथी --काव्य० 
१, अदोषं गुणवत्काव्यमू--सर० क० १। 

अदोहः [ न° ब० ] 1 वह समय जो दोहने के लिये व्यावहा- 
रिक न हो 2 [ न० त०]न दुहा जाना । 


अद्धा (अव्य०) 1 सचमुच, बिल्कुल, अवश्य, निस्सन्देह-- 
रघु ० १३।६५; 2 प्रकटतः, स्पष्टरूप से--व्यालाधिपं 
च यतते परिरब्धुमद्धा-भामि० १।९५ । 

अद्भुत (वि०) [ अद्‌ भू+-ड्तच्‌--न भूतम्‌ इति वा] 
आश्चर्यजनक, विचित्र, कर्मन्‌, °गंघ, "दर्शन, "रूप; 
गूढ, अलौकिक; --तं 1 आश्चर्य, आश्चर्यजनक बात 
या घटना, विलक्षण घटना, चमत्कार 2 अचम्भा, 
अचरज, आश्चर्यं (पुं) भी;--तः आठ या नौ 
रसों में से एक, अद्भुत (अनोखा) रस । सम०- सारः 
--खदिर या खैर की आश्चर्यजनक राल,-_ स्वनः 
शिवका नाम । 

भ्र्मनिः--[ अद्‌ +मनिन्‌ ] अग्नि । 


२३ 


) 


602: (वि०) [ अद्‌+क्मरच्‌ ] बहुत अधिक खाने वाला, 
टू | 


अद्य (वि०) [ अद्‌+यत्‌ ] खाने के योग्य--चम्‌ भोजन, 
खाने के योग्य पदार्थ, (अव्य०) आज, इस दिन. 
अद्य त्वां त्वरयति दारुणः कृतान्तः-माल० ५1२५, 
“रात्रौ--आज की रात, यह रात । सम०-अपि अभी, 
अब तक, आज तक, अभी नहीं, --गुरुः खेदं खिन्ने 
मयि भजति नाद्यापि कुरुषृ-वेणी ०१।११; 
(चौरपंचासिका के ५० इलोक 'अद्यापि' से आरंभ 
होते हैं), अवघि (अव्य०) 1 आज से लेकर, 2 आज 
तक--पूर्वम्‌ पहले, अब,--प्रभृति (अव्य ) आज से, 
इस दिन से लेकर, अद्य प्रभृत्यवनतांगि तवास्मि दास: 
"कु० ५।८६,--श्वीना (वि०) आसन्नप्रसवा, वह 
स्त्री जिसका प्रसव काल निकट है-अद्यश्वीनामवष्टन्धे 
--पा० ५।२।१३। 

अच्चतन (वि०) (स्त्री नी) [ अद्य+ष्टयु, तुट्‌ च ] 
1आज से संबंध रखते हुए, संकेत करते हुए या विस्तृत 
होते हुए; 2 आधुनिक; -नः चालू दिन, यह दिन, चालू 
दिन को अवधि, दे०'अनयतन' भी,--नी (अर्थात्‌ वृत्ति:) 
लुङ लकार का नाम (= °भूतः) । 

अध्चतनीय ==अद्यतन 1 आज का 2 आधुनिक । 

अद्रस्यम्‌-{न० त०] तुच्छ वस्तु, निकम्मा पदार्थ; नाद्रव्ये 
विहिता काचित्क्रिया फलवती भवेत्‌--हि० प्र० ४३; 
निकम्मा या अकर्मण्य छात्र या विद्यार्थी । 

अद्विः-{ अद्‌+-क्रित्‌ ] 1 पहाड़ 2 पत्थर 3 वज्र 4 वृक्ष 5 
सूर्य 6 मेघ-राशि, बादल 7 एक प्रकार का माप 8 
सात की संख्या। सम०-ईश्ः,--नाथः,-पतिः, 
पएराजः आदि, 1 पर्वेतो का स्वामी, हिमालय 2 शिव 
(कैलाशपति) --कीला पृथ्वी ~ कम्या,--सनया,-- 
नंदिनी,--सुता आदि पार्वती, जम्‌ लाल खड्या, 
~-ढिष्‌,-भिद्‌ (पुं०) पहाड़ों का शत्रु या उन्हें तोड़ने 
वाला, इन्द्र का विशेषण; --द्रोणि-णी (स्त्री०) 1 पहाड 
की घाटी 2 पर्वत से निकलने वाली नदी; -पतिः,-राज: 
आदि, देखिये “ईश, --शय्यः शिव, =शडुंगम्‌, 
"सानु पहाड़ की चोटी,-सारः पहाड़ों का सत्त्व, 
लोहा । 

अद्रोहः--[न० त०] दवेषराहित्य, बुराई का न होना परि- 
मितता, मृदुता--मनु ० ४1२ । 

अद्दय (वि०) | नास्ति द्वयं यस्य न० ब० ] 1 दो नहीं, 2 
अद्वितीय, अनुपम, एकमात्र,-यः बुद्ध का नाम, 
~यम्‌ [न० त०] द्वैत का अभाव, एकता, तादात्म्य, 
विशेषतया ब्रह्म और विश्व का तादात्म्य या प्रकृति और 
आत्मा का तादात्म्य, परम सत्य । सम०--बादिन्‌ (= 
अद्वैत?) 1 विश्व और ब्रह्म तथा प्रकृति एवं आत्मा के 
तादात्म्य का प्रतिपादक 2 बुद्ध । 


( 


ग्रहारम्‌ [ न० त० ] जो दरवाजा न हो, मागं या रास्ता 
जो नियमित रूप से द्वार न हो; -अद्वारेण न चातीयाद्‌ 
ग्रामं वा वेश्म वा पुरम्‌--मनु० ४।७३ ¦ 

अद्वितोय (वि०) [ न० ब० ] 1 जिसके समान कोई दूसरा 
न हो, बेजोड़, लासानी,-न केवळ रूपे शिल्पेऽप्यद्वितीया 
माळविका--मालवि० २; 2 बिना साथी के, अकेला, 
“-यम्‌ ब्रह्मा. । 

अद्वैत (वि०) [ न० ब० ] 1 द्वैत हीन, एकस्वरूप, एक- 
स्वभाव, समभाव, अपरिवर्तनशील, “तं सुखदुःखयो:-- 
उत्त १३९; 2 बेजोड़, लासानी, एकमात्र, अनन्य, 
-तम्‌ 1 द्वैत का अभाव, तादात्म्य, विशेषतया ब्रह्म का 
विश्व या आत्मा के साथ, या प्रकृति का आत्मा के 
साथ; दे० 'अद्वय' भी 2 परमसत्य या स्वयं ब्रह्म। 
सम०--वादिन्‌=अद्वयवादिन्‌ दे० ऊपर, वेदान्त का 
अनुयायी । 


अधम (वि) [ अव्‌ +-अम, वस्य स्थाने धादेशः } निम्नतम, 
जघन्यतम, अत्यंत कमीना, बहुत बुरा, नीच या निकृष्ट 
(गुण, योग्यता और पदादिक की दृष्टि से) (विप० 
उत्तम),--मः निलंज्ज लम्पट; वापीं स्नातुमितो 
गतासि न पुनस्तस्यावमस्यान्तिकम्‌-काव्य० १; 
“मा निकम्मी गृहस्वामिनी । सम०-_अङ्कम्‌ पैर, 
अर्षम्‌ नाभि से नीचे का शरीर,--आणः, 
ऋणिकः कर्जदार (विप० उत्तमर्णः) ,-भृतः, 
~-भूतकः कुली, साइस । 

अघर (वि०) [नज्य_ +धृ्‌+-अच्‌ ] 1 नीचे का, अवर, निचला 
2 नीच, कमीना, जघन्य, गुणों में नीचे दर्जे का, घटिया, 
3 निस्तर, दलित; -~रः नीचे का (कभी, ऊपर 
का) ओष्ठ, ओष्ठमा त्र; -पक्वबिबाघरोष्ठी--मे ० ८२; 
पिबसि रतिसर्वस्वमधरम्‌--श० १।२४; --रम्‌ 1 
शरीर का निम्नतर भाग 2 अभिभाषण, व्याख्यान 
(विप०-उत्तर), कभी २ उत्तर के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। सम०--उत्तर (वि०)1 उच्चतर और निम्न- 
तर अच्छा और बुरा;-राज्ञ: समक्षमेवावयो: “व्यक्ति्भ- 
विष्यति-मालवि० १; 2 शीघ या विलम्ब से, 3 उलटे 
ढंग से, उलट-पलट 4 निकटतर और दूरतर,- ओष्ठः 
नीचे का ओष्ठ,--कंठः ग्रीवा का निचला भाग, 
~पानम्‌ चुम्बन, शाब्द० अघरोष्ठ को पीना, 
~¬मधु,--अमृतम्‌ ओष्ठों का अमृत,--स्वस्तिकम्‌ 
अघोबिन्दु । 

अघरस्मात्‌,--रतः,-स्तात्‌,-रात्‌,--तात्‌,--रेण (अव्य०) 
नीचे, तले, निचले प्रदेश में। . 

अघरीकृ (तना० उभ०) [ अघर+च्वि+-कृ ] आगे बढ़ 
जाना, पटक देना, पराजित करना । 

अधरीण (वि०) [ अघर+-ख ] 1 नीचे का 2 निदित, कलं- 
कित, तिरस्कृत । 


) 


अषरेचुः (अव्य०) [ अघर+-एयुस्‌ ] 1 पहले दिन 2 परसों 


(जो बीत गया) । 


अभः न० त० ] 1 बेईमानी, दुष्टता, अन्याय; अधर्मेण 


अन्यायपूर्वक 2 अन्याय्य कर्म, अपराध या दुष्कृत्य, 
पाप । धर्म और अधर्म, न्यायशास्त्र में वणित २४ गुणों 
में दो गुण हैं और यह आत्मा से संबंध रखते हैं, ये 
दोनों क्रमशः सुख और दु:ख के विशिष्ट कारण हैं, यह 
इन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, परन्तु इनका अनुमान 
पुनर्जन्म तथा तकंना के द्वारा लगाया जाता है 3 प्रजा- 
पति या सूर्य के एक अनुचर का नाम,--र्भा साकार 
बेईमानी,--मंम्‌ विशेषणों से रहित, ब्रह्मा की उपा- 
घि | सम०---आत्मन्‌,-- चारिन्‌ (वि०) दृष्ट, पापी । 


अधवा (न० ब०) विधवा स्त्री । 
अघस्‌, अघः (अव्य०) [ अघर+-असि, अधरशब्दस्य स्थाने 


अघ्रादेशः ] 1 तले, नीचे--पतत्यघो धाम विसारि सर्व- 
तः--शि० शर, निम्नप्रदेश में, नारकीय प्रदेशों में या 
नरक में (प्रकरण के अनुसार 'अधः' शब्द का अर्थ 
क्तूंकारक का होता है~-_'अंशुकं आदि; अपादान के 
साथ--अघो वृक्षात्‌ पतति या अधिकरण के साथ-- 
अधो गृहे शेते), 2 संबंघकारक के साथ 'संबंधबोधक 
अव्ययों' की भांति प्रयुक्त “के नीचे' 'के तले' अर्थ को 
प्रकट करते हूँ--तरूणाम्‌ ० १।१४, (जब द्विर- 
क्ति की जाती है तो अर्थ होता है) --नीचे-नीचे, तले- 
तले--अघोऽघो गंगेयं पदमुपगता स्तोकम्‌--भतृं० २० 
१०, (कर्मकारक के साथ) नीचे से, नीचे ही नीचे-- 
नवानघोऽघोबृहतः पयोघरान्‌--शि० १।४। सम० 
अंशुकम्‌ अधोवस्त्र, -- अक्षजः, विष्णु. -अधस्‌ 
दे० ऊपर,--उपासनम्‌ मेथुन,--करः हाथ का नि- | 
चला भाग (करम),---करणम्‌ आगे बढ़ जाना, हरा | 
देना, अपमानित करना,--खननम्‌ अंदर-अंदर सुरंग 
खोदना, --गतिः (स्त्री० ) ,गमनम्‌,--पातः 1 नोचे 
की ओर गिरना या जाना, उतरना 2 अधःपतन, हार, 
नाग (पुं०) चूहा,-चरः चोर,--जिह्विका उपजिह्वा 
(मराठी में 'पडजीभ' कहते हैं)--दिश (स्त्री०) 
अघोबिन्दु, दक्षिण की दिशा,--दृष्टिः (स्त्री०) 
नीचे की ओर देखना,--पातः= गति: दे» ऊपर, 
¬-श्रस्तरः घास का बना आसन विलाप करने बाले 
व्यक्तियों के बैठने के लिए, -भागः 1 शरीर का निचला 
भाग 2 किसी चीज का निचला हिस्सा-भुवनम्‌,-लोकः 
पाताल लोक, निम्नतर प्रदेश,--मुख,--वदन 
(विष) नीचे को मुख किये हुए,--लंब: 1 पंसाल, 
साहुल 2 खड़ी सरल रेखा,-वायुः अपानवायु, अफा- 
रा,--स्वस्तिकम्‌ अघोबिन्दु । 


अधस्तन (वि०) [स्त्री०--नी ] [ अघस्‌--ट्यु, तुट्‌ च ] 


निचला, निम्न स्थान पर स्थित । 


( 


अधस्तात्‌ (क्रि० वि० या सं० बो० अव्य०) नीचे, तले, 
अवर, के नीचे, के तळे आंदि (संबंघकारक के साथ) 
दे० अधः, धर्मेण गमनमूध्व॑ गमनमधस्ताद्धवत्यघर्मेण- 
सां० का०। 

अधामार्गव: -- अपामार्ग : । 

अधारणक (वि० 
न हो--? क॑ मर्मतत्स्थांनम्‌--पंच० २। 


अधि (अव्य०) [ आ--घा--कि पृषो० हुस्व: ] 1 (घातु 


के साथ उपसर्ग के रूप में) ऊध्वे, ऊपर,--”रुह 
अति उगना या ऊपर उगना; अधिकता के साथ भी 
2 (पृथक्‌ क्रि० वि० के रूप में) आगे बढ़ कर, ऊपर 
3 (सं० बो० अव्य० के रूप में) (कर्म० के साथ) (क) 
ऊपर, आगे, पर, में (ख) संकेत करते हुए, के संबंध 
में, के विषय में (ग) (अघि? के साथ) आगे, ऊपर 
(किसी वस्तु पर प्रभुता या स्वामित्व प्रकट करते हुए) 
अधिभुवि रामः 4 (त० स० के प्रथम पद के रूप मे) 
(क) मुख्य, प्रमुख, प्रधान,--१देवता प्रमुख देवता 
(ख) व्यतिरिक्त, फालतू,--?दन्तः--अध्यारूढ: दंतः, 
अधिक; °अधिक्षेप; अत्यधिक परिनिन्दन । 

अधिक (वि०) [ अधि+क | 1 बहुत, अतिरिक्त, बृहत्तर 
(समास में संख्याओं के साथ) घन, से अधिक--अष्टाः 
धिकं शतम्‌ -१००+८=१०८ 2 (क) परिमाण में 
बढ़कर, अधिक संख्यावाला, यथेष्ट, अधिक, बहुल--- 
समास में या करण कारक के साथ (ख) अतिमात्र, 
बढ़ा हुआ, से भरा हुआ, पूर्ण, कुशल--शिशुरघिक- 
वयाः ---वेणी० ३1३०, बड़ा, अधिक आयु का--भव- 
नेषु रसाधिकेषु पूर्वम्‌--श० ७२०, 3 बहुत, अधि- 
कतर, बलवत्तर--ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे--रघु० 
२।१४, बलवत्तर जन्तु ने अपने से दुर्बेल जन्तु का 
शिकार नहीं किया 4 प्रमुख, असाधारण, विशेष 
विशिष्ट--इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च, 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाव्यापने तथा। या० 
१।११८, श० ७, 5 व्यतिरिक्त, फालत्‌-- अंग 
व्यतिरिक्त अंग वाला-- नोद्वहेत्कपिलां कन्यां 
नाधिकाँङ्गीं न रोगिणीम्‌--मनु०३।८,--कम्‌ 1 
अधिशेष, अधिक बहुत--लाभोऽघिक फलम्‌-अमर० 
2 व्यतिरिक्ता, फालतू होना 3 अतिशयोक्ति के 
समान अलंकार; (क्रि वि०) 1 अधिकतर, अधिक 
मात्रा में रघु० ४१, समास में--इयमधिकमनोज्ञा 
--श० १।२०,०सुरभि-मेघ० २१, 2 अत्यन्त, बहुत 
अधिक । सम०-अंग (वि०) [ स्त्री ०-गी ] व्यतिरिक्त 
अंग रखने वाला; अर्थ (वि०) बढ़ा कर कहा हुआ, 


शबचनं-अतिशय कथन, अतिशयोक्त वक्तव्य या वचन | 


(चाहे प्रशंसा के हों या निन्दा के), --ऋद्धि (वि०) 
प्रचुर पुष्कल-रघु० १९।५,-तिथिः (स्त्री ० ) ,-दिनम्‌, 
८ १ 


२५ ) 


) {स्वार्थे कन्‌ न° ब० ] जो लाभदायक | 


--बिवसः बढ़ा हुआ चांद्र दिवस,--वाक्योक्ति: 
(स्त्री ०) बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार । 

अधिकरणम्‌-[ अधि--कृ-ल्युट्‌ | 1 प्रधान स्थान पर 
रखना, नियुक्ति 2 संबंध, उल्लेख, संपर्क 3 (व्या०) 
अनुरूपता, लिंग, वचन, कारक और पुरुषप्की समानता, 
अन्वय, कारक चिल्लों का इतर राब्दों से संबंध 4 
आशय, विषय, उपस्तर 5 अधिष्ठान, स्थान, अधि- 
करण कारक का अर्थ-आघारोऽघिकरणम्‌--पा० १। 
४1४५, 6 प्रस्ताव, विषय, किसी विषय पर पूर्ण तकं, 
(मीमांसकों के अनुसार पूर्णं अधिकरण के ५ अंग होते 
हे--विषयो विशयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ निर्णयश्चैति 
सिद्धान्त: शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।) 7 न्यायालय, कच- 
हरी, न्यायाधिकरण,--स्वान्दोषान्‌ कथयंति नाघि- 
करणे--मूच्छ० ९।३,8 दावा 9 प्रभुता । सम०-- 
भोजकः न्यायाधीश,--संडपः कचहरी या न्याय- 
भवन,--सिद्धान्तः ऐसा उपसंहार जिसका प्रभाव 
औरों पर भी पड़े । 

अधिकरणिकः [ अधिकरण--ठन्‌ ] 1 न्यायाधीश, दण्डा- 
धिकारी मृच्छ० ९, 2 राजकीय अधिकारी । 

अधिकर्मन्‌ (न ०) [ प्राश स० ] 1 उच्चतर या बढ़िया 
कार्य 2 अधीक्षण,--(पु०) जिसके उपर अधीक्षण 
का कार्य. भार हो। सम०--करः,--#ूतू एक 
प्रकार का सेवक, कर्मचारियों का अध्यवेक्षक । 

अधिर्कामकः [ अधिकर्मन्‌ +-ठ | किसी मंडी का अध्यवेः 
क्षक जिसका कार्य व्यापारियों से कर उगाहने 
का हो। 

अधिकाम (वि०) [ अधिक: कामो यस्य ] 1 उत्कट अभि- .. 
लाषी, आवेशपूर्ण, कामातुर,--मः उत्कट अभिलाषा । 

अधिकारः [ अधि+-कृ+ घञ्‌ ] 1 अधीक्षण, देखभाल 
करना 2 कर्तव्य, कार्यभार, सत्ताविकार का पद, 
प्रभूत्व-द्वीपिनस्तांबूलाधिकःरो दत्त, पंच० १, 
स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः--मेघ० १, अधिकारे मम पुत्रको 
नियक्तः--मालवि० ५, 3 प्रभूसत्ता, सरकार या प्रशा- 
सन, न्यायक्षेत्र, शासन 4 हक, प्राधिकार, दावा, स्वत्व 
(घन, संपत्ति आदि का), स्वामित्व या कब्जे का 
अधिकार--अधिकारः फले स्वास्यमधिकारी च 
तत्मभः--सा० द० २९६5 विशेषाधिकार (राजा 
के) 6 प्रकरण, अनुच्छेद या अनुभाग, प्रायश्चित्त --- 
मिता०, दे० 'अधिकरण' 7 (व्या०) प्रधान या शास- 
नात्मक नियम । सम०-बिधिः किसी विशेष कार्य 
को करने के लिए पात्रता का कथन,--स्थ,--आढघ 
(वि०) पद पर विराजमान । 

अधिकारिन्‌, अधिकारवत्‌ (वि०) [ अधिकार+-णिनि 
अधिकार मतुप्‌ ] 1 अधिकार सम्पन्न, शक्तिसम्पन्न 
2 स्वत्व सम्पन्न, हकदार, सर्वे स्युरधिकारिणः 3 स्वामी, 


मालिक 4 उपयुक्त (पुं०--री,--वान्‌) 1 राज 
पुरुष, पदाधिकारी कार्यकर्ता, अधीक्षक, प्रधान, | 
शक, शासक 2 सही दावेदार, मालिक, स्वामी । 
अधिकृत (वि०) [अधि+कृ--क्त | अधिकार प्राप्त, नियुक्‍त 
आदि,--तः राजपुरुष, पदाधिकारी, किसी पद के 
कार्यभार को संभालने वाला । 
अधिकृति: (स्त्री ०) [ अधि--कृ--क्तिन्‌ ] हक़, प्राधिकार, 
स्वामित्व, दे० अधिकार । 
अधिकृत्य (अव्य०) [ अधि--कृ-- (क्त्वा) ल्यप्‌ ] उल्लेख 
करके, के विषय में, के संबंध में- ग्रीष्मसमयमधिकृत्य 
गीयताम्‌--श० १; शंकुतलामधिक्कत्य ब्रवीति--श० 
२। 
| [ अधि+क्रम्‌+-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ च] हमला, 
अधिक्रमणम्‌ ) चढ़ाई । 
अधिक्षेप:--[ अधि+ क्षिप्‌ +धञ्ञ ] 1 गाली, दोषारोपण, 
अपमान, भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ --कि० १।२८ 2 
पदच्युत करना । 
अषिगत (वि०) [ अधि+गम्‌+क्त ] 1 अजित, प्राप्त 
आदि--भतृ० २1१७, 2 अघीत, ज्ञात, सीखा हुआ, 
किमित्येवं पृच्छस्यनविगतरामायण इव--उत्त०९।३०। 
अधिगमः  [ अधि+-गम्‌+घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ च ] 1 अर्जन, 
अधिगमनम्‌ | प्रापण 2 पारंगति, अध्ययन, ज्ञान 3 व्यापा- 
रिक लाभ, लाभ, संपत्ति प्राप्त करना, 
निध्यादेः प्राप्ति:--मिता० या घनप्राप्ति, 
4 स्वीकृति 5 मैथुन । 
अधिगुण (वि०) [ अघिका गृणा यस्य ] 1 श्रेष्ठ गुण रखने 
वाला, योग्य, गुशी-याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाघमे 
लब्धकामा--मेघ० ६, 2 जिसकी डोरी कसकर खिची 
हो (जैसे घनुष) ! 
अधिचरणम्‌--[ अधि+-चर्‌+-ल्युट्‌ ] किसी के ऊपर चलना। 
अधिजननम्‌ -[ अघि +-जन्‌+-ल्युट्‌ | जन्म । 
अधिजिह्वः--| ब० स० | सांप--ह्वा-जिहिका 1 ताल 
जिह्वा 2 जिह्वा की सूजन (रोग) । 
अधिज्य (वि०) [ अध्यारूढा ज्या यत्र, अधिगतं ज्यां वा ] 
धनुष की डोरी को कस कर खींचे हुए, या कस कर 
खिची हुई डोरी वाला (जैसा कि धनुष) । सम० 
—-घन्बन्‌,--कार्मुक (वि०) धनुष की डोरी को ताने 
हुए--त्वयि चाधिज्यकार्मुके--श० १।६। 
अघित्यका [ अधि -+-त्यकन्‌ + टाप्‌ ] गिरिप्रस्थ (पहाड़ के 
ऊपर की समतल भूमि ) उच्चसमभूमि--स्थाणु 
तपस्यन्तमधित्यकायाम्‌--कु ० ३३१७, अधित्यकायामिव 
धातुमय्याम्‌--रघु० २२९ । 
अधिदन्तः [ अध्यारूढो दन्तः--प्रा० स० ] दांत के ऊपर 
निकलने वाला दांत। 
अधिदेवः, अधिदेवता [ प्रा० स० अधिष्ठाता-त्री देवः 


२६ 


) 


देवता वा | इष्टदेव प्रधान देव, अभिरक्षक देवता, 
ययाचे पादुके पश्चात्कर्तु राज्याधिदेवते--रघु० १२। 
१७, १६।९, भामि० ३।३ 

अधिदैवम्‌, अधिदेवतम्‌ [ अधिष्ठातृ दैवं दैवतं वा ] किसी 
वस्तु की अधिष्ठात्री देवता । 

अधिनाथः [ प्रा० स० ] परमेश्वर । 

अधिनायः [अधि+-नी -- घज्ण_] गन्ध, महक । 

अधिपः, अधिपतिः [ अधि--पा--क, डति वा ] स्वामी, 
शासक, राजा, प्रभु, प्रघान--अथ प्रजानामधिपः 
प्रभाते--रघु० २।१ (अधिकतर समास में प्रयुक्त) । 

अधिपत्नी [ प्रा० स० ] वै०--शासिका, स्वामिनी । 

अधिपु (पू) रुषः [प्रा० स०] पुरुषोत्तम, परमेश्वर । 

अधिप्रज (वि०) | अघिका प्रजा यस्य ब० स० ] बहुत 
संतान वाला (स्त्री या पुरुष) । 

अघिभूः [ अधि -- भू-1- क्विप्‌ ] स्वामी, श्रेष्ठ, प्रमुख । 

अधिभूतम्‌ | अधि+-भू+-क्त प्रा» स०--भूतं प्राणिमात्र- 
मधिकृत्य वर्तमानम्‌ ] परमेश्वर, परमात्मा या तत्सं- 
बंधी समस्त व्यापक प्रभाव । 

अधिसात्र (वि०) [ अधिका मात्रा यस्य ब० स० ] मान 
से अधिक, बहुत अधिक, अपरिमित । 

अघिमासः [ प्रा० स० ] लौंदं का महीना, मलमास । 

अधियज्ञः [ प्रा० स० ] 1 प्रधान यज्ञ 2 ऐसे यज्ञ का अभि- 
कर्ता । ढु 

अधिरथ (वि०) [ अध्यारूढो रथं रथिनं वा ] रथारूढ,- 
थः--1 सूत, सारथि 2 सूत का नाम जो अंगदेश का 
राजा तथा कर्ण का पालक पिता था । 

अधिराज्‌, (पुं०) अधिराजः [ अधि+-राज्‌-+- क्वप्‌ राजन्‌ 
"टच्‌ वा ] प्रभुसत्ता प्राप्त या परमशासक, सम्राट्‌, 
अद्यास्तमेतु भुवनेष्वधिराजशब्द:--उत्त ६1१६, 
राजा, प्रधान, स्वामी (मनुष्य और पश्वादिको का), 
हिमालयो नाम नगाधिराज:--कु० १1१, इसी प्रकार 
मृग?, नाग” आदि । 

अधिराज्यम्‌, अधिराष्ट्रम्‌ [ अधिकृतं राज्यं राष्ट्रम्‌ अत्र ] 
1 शाही हुकूमत या सम्राट्‌ का शासन, सर्वोच्चता, 
शाही मर्यादा 2 साम्राज्य 3 देश का नाम । 

अघिरूढ (वि०) [ अधि--रुहू +क्त ] 1 सवार, चढ़ा हुआ 
2 बढ़ा हुआ । 

अघिरोहः [अधि~ रुह्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1 गजारोही 2 सवार होना, 
चढ़ना । 

अधिरोहणम्‌ [ अवि+ रुह्‌ +ल्युट्‌ ] चढ़ना, सवार होना, 
चिता --रघु० ८५७--णी सीढ़ी, सीढ़ी का डंडा 
(लकड़ी आदि का) । 

अधिरोहिन्‌ (वि०) [ अधि+रुह्‌ +णिनि ] चढ़ने वाला, 
सवार होने वाला, ऊपर उठने वाला,-णी सीढ़ी, 
जीने की पौड़ी या डंडा । 


( 


अधिलोकम्‌ (अव्य०) [ प्रा० स० ] 1 विश्व से संबंध रखने 
वाला 2 विश्व में । 

अधिदचनम्‌ [ अधि+-वच्‌+ल्युट्‌ | 1 पक्षसमर्थन, पक्ष में 
बोलना, 2 नाम, उपनाम, अभिधान । 

अधिवासः [अधि+-वस्‌+णिच्‌-+-घञ्ञ्‌ ] 1 आवास, निवास, 
वास, तस्यापि च स एव गिरिरधिवास:--का० १।३७, 
बसति, बसना 2 घरना देना 3 यज्ञारंभ के पूर्व देवता 
का आवाहन पूजन आदि 4 पोशाक, परावरण, लबादा 
5 सुवासित और सुगंधित उबटन लगाना, सुगंषयुक्त 
तथा महकदार पदार्थों का सेवन--अधिवासस्पृहयेव 
मारुत:--रघु ० ८1३४ शि० २२० | 

अधिवासनम्‌ [ अघि--वस्‌--णिच्‌--लह्युट ] सुगंध से बसाना, 
मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा, मूर्ति में देवता की प्राण- 
प्रतिष्ठा करना । 

अधिविन्ना [अधि-- विद्‌--क्त] वह स्त्री जिसके रहते हुए 
पति दूसरा विवाह कर ले, या० १।७३-४, मनु० 
९।८०-८३ । 

अधिवेत्त (पु) [अधि+विद्‌+-तृच्‌] एक स्त्री के रहते 
हुए दूसरा विबाह करने वाला । 

अधिवेदः, अधिवेदनम्‌ [अघि विद्‌ +-घञ्ञ,, ल्युट्‌ वा] एक 
स्त्री के रहते अतिरिक्त स्त्री से विवाह करना । 

अघिश्रयः [अधि+श्रिञअच्‌] 1 आधार 2 उबालना, 
(आग पर रखकर) गर्म करना । 

अघिश्रयणम्‌, अधिश्रपणम्‌ [अघि +-श्रि (श्री) +ल्युट्‌] गरम 
करना, उबालना,--णी. [अघिश्रीयते पच्यतेऽत्र-- 
आघारे ल्युट्‌+ डीप्‌] चूल्हा, अंगीठी । 

अधिश्री (वि०) [अघिका श्रीर्यस्य] ऊँची प्रतिष्ठा वाला, 
सर्वश्रेष्ठ, बड़ा धनाढय, प्रभुसत्तासम्पन्न स्वामी-इयं 
महेनद्रप्रभृतीनधिश्रियशचतुदिगीशानवमत्य मानिनी 
कु० ५५३ । 

अधिष्ठानम्‌ [अघि ~+ स्था-ल्युट्‌] 1 निकट होना, पास में 
स्थित होना, पहुँच 2 पद, स्थान, आधार, आसन, 
जगह, नगर 3 निवास स्थान, आवास, 4 अधिकार, 
शक्ति, नियंत्रणशक्ति 5 सरकार, उपनिवेश 6 चक्र, 
(गाड़ी आदि का) पहिया 7 दृष्टांत, निदिष्ट नियम 
8 आशीर्वाद । 

अधिष्ठित (वि०) [अधि+-स्था+-क्त] 1 (कर्तृवाच्य के 
रूप में) (क) स्थित, विद्यमान (ख) अधिकृत (ग) 
निदेशन, प्रधानता करना 2 (कर्मवाच्य के रूप में) 
(क) व्यस्त, अधिकृत (ख) भरा हुआ, ग्रस्त, अधि- 
भूत (ग) परिरक्षित, सुरक्षा प्राप्त, अघीक्षित (घ) 
नीत, संचालित, आदिष्ट, प्रधानता किया गया । 

अधीकारः-- दे ० अधिकार; स्वागतं स्वानधीकारानवलंव्य- 
कु०--२।१८। 

अघीतिन्‌ ( वि० ) [अधीत-इनि] खूब पढ़ा लिखा, 


२७ ) 


निष्णात--अधघीती चतुर्ष्वाम्नायेषु--दश० १२०, (वेद 
व्याकरण आदि में) । 

अधीतिः (स्त्री) [अधि--इ--क्तिनू] 1 अध्ययन, अनु- 
शीलन “बोघाचरणप्रचारण:--नेष० १।३, 2 स्मरण, 
प्रत्यास्मरण । | 

अधीन (वि०) [अधिगतम्‌ इनम्‌ प्रभुम्‌--प्रा० स०] 
आश्रित, मातहत, निर्भर (बहुधा समस्त पदों में) 
स्थाने प्राणाः कामिनां दृत्यधीना:--मालवि० ३।१४, 
त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम्‌--कु० ४।१०, इक्ष्वाकूणां 
दुरापेऽर्थ त्वदधीना हि सिद्धयः--रघु० १।७२। 

अधीयानः (व° कृ०) [अधि--इ+शानच्‌] विद्यार्थी, 
वेदपाठी । 

अधीर (वि०) [न° त०] 1 साहसहीन, भीरु 2 उद्विग्न, 
उत्तेजित, उतावला 3 अस्थिर 4 घैयरहित, चंचल, 
“रा 1. विजली 2 सनकी या झगडालू स्त्री । 

अधीवासः [ अधि--वस्‌ + घञ्‌ --उपसर्गस्य दीर्घत्वम्‌ ] 
एक लंबा कोट जिससे सारा शरीर ढक जाय, लबादा, 
दे० अधिवास भी । 


अधीशः [प्रा० स०] स्वामी, सर्वोच्च स्वामी मा मालिक, 
प्रभुसत्तासंपञ्न राजा--अंग", मुग", मनुज आदि । 

अघीइवरः [प्रा० स०] सर्वोच्च स्वामी या नियोक्ता । 

अघीष्ट (वि०) [अधि+-इष्‌ +क्त] अवैतनिक, प्राथित 
नष्ट; अवेतनिक पद या कतेव्य, ऐसा कार्य जिसमें 
सामर्थ्यं का उपयोग हो सके, (अधीष्टः--सत्कार- 
पूर्वको व्यापारः--सिद्धा०) । 

अधुना (अव्य०) [इदमोऽघुनादेशः-पा० ५।३।१७] अब; 
इस समय--प्रमदानामघुना विडंबना--कु० ४११ । 

अधुनातन (वि०) [स्त्री०-नी] [अधुना--ट्यूछ-तुट्च | वते- 
मान काल से संबंध रखने वाला, आधुनिक । . 

अधूमकः [न० त०] जलती हुई आग । 

अधृतिः (स्त्रीश) [नञ्ग+-घृ+-क्तिन्‌] 1 दृढ़ता या संयम 
का अभाव शिथिलता 2 असंयम 3 दुःख । 

अधुष्य (वि०) [न० त०] 1 अजेय, दुघेषे, अनभिगम्य 
(विप० अभिगम्य) अधृष्यश्चाभिगम्यशच यादोरत्ने- 
रिवारणव:--रघु० १।१६, 2 लजीला, शर्मीला 
3 धमंडी । 

अधोक्ष, अधोक्षज, अघोंऽशुक--दे० ''अघस्‌” के नीचे । 

अध्यक्ष (वि०) [अधिगतम्‌ अक्षम्‌ इन्द्रियम्‌--प्रा० स०, 
अध्यक्ष्णोति *व्याप्नोति इति--अधि +-अक्ष +-अच्‌] 
गोचर, दुश्य,--यैरध्यक्षेरथ' निजसखं नीरदं स्मार- 
यड्डिः--भामि० ४।१७, २ निरीक्षक, अधिष्ठाता, 
~ क्षः अधीक्षक, प्रधान, मुख्य--मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌--भग० ९।१०, प्रायः समस्त पदों 
में; गज”, सेना , ग्राम”, द्वार” । 

अध्यक्षरम्‌ [प्रा० स०] रहस्यमय अक्षर “ओम । 


( २८ 


अध्यग्नि (अव्य०) विवाह संस्कार की अग्नि के निकट या 
ऊपर, (नप्‌ ०-ग्नि) विवाह के अवसर पर अग्नि को 
साक्षी करके स्त्री को दिया जाने वाला उपहार, घन--- 
विवाहकाले यत्स्त्रीम्यो दीयते हृयग्निसन्निधौ, तदध्य- 
ग्निकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम्‌ । 

अध्यवि (अव्य०) [अधि+अघि] ऊपर, ऊँचे (कर्म० के 
साथ) लोकम्‌ --सिद्धा० 1 

अध्यधिक्षेपः [प्रा० स०] अत्यन्त अपशब्द या दुर्ववचन, 
कुत्सित गालियां । 

अध्यधीन (वि०) [प्राश स०] नितान्त अघीन, विल्कुल 
वशीभूत, जैसे कि दास सेवक--या० ३।२२८। 

अध्ययः [अघि 4- इ +अच्‌] 1 ज्ञान, : अध्ययन, स्मरण 2= 
दे० अध्याय । | 

अध्ययनम्‌ [अधि+-इ~+-ल्युट्‌] सीखना, जानना, पढ़ना 
(विशेषतया वेदों का), ब्राह्मण के षट्कर्मों में से एक। 
वेदाध्ययन केवल प्रथम तीन वर्णो के लिए विहित है, 
शूद्र के लिए नहीं--मनु० १1८८-५१ । 

अध्यध (वि०) [अधिकमर्ध यस्य] जिसके पास अतिरिक्त 
आधा हो--शतमध्यघंमायता--महा ० अर्थात्‌ १५०, 
“योजनशतात्‌--पंच० २।१८। 

अध्यवसानम्‌ [अधि-+-अव-+सो+ल्युट्‌] 1 प्रयत्न, दृढ- 
निश्चय आदि, दे० अध्यवसाय 2 (सा० शा० में) 
प्रकृत और अप्रकृत दोनों वस्तुओं का इस ढंग से 
एक रूप करना जिससे कि एक वस्तु दूसरी में विलीन 
हो जाय; निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌-- 
काव्य० १०, इसी प्रकार की एकरूपता पर अतिश- 
योक्ति अलंकार और साध्यवसाना लक्षणा आश्रित है । 

अध्यवसायः [अधिञ-अव+-सो+-घञ्ग्‌] 1 प्रयास, प्रयत्न, 
परिश्रम 2 दृढ़निशचय, संकल्प, मानस प्रयत्न या 
विचारों का ग्रहण, 3 धैयं, उद्यम, लगातार कोशिश । 

अध्यवसायिन्‌ (वि०) [अधि--अव--सो-- णिनि] प्रयत्न 
शील, दृढेसंकल्प वाला, धैर्यशाली, उत्साही । 

अध्यशनम्‌ [अधि-- अश्‌ +ल्युट्‌] अधिक खाना, एक बार 
का खाना पचे विना फिर खा लेना । 

अध्यात्म (वि०) {आत्मनः संबद्धम्‌] आत्मा या व्यक्ति से 
संबंध रखने वाला,-- त्मम्‌ (अव्य०) आत्मा से संबद्ध 
-त्मम्‌ परब्रह्म (व्यक्ति के रूप में प्रकट) या आत्मा 
और परमात्मा का संबंध । सम०-ज्ञानम्‌,-विद्या 
आत्मा या परमात्मा संवंधी ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म एवं 
आत्म-विषयक जानकारी (उपनिषदों द्वारा बताये गये 
सिद्धांत) --रति (वि०) जो परमात्मचिन्तन में सुख 
का अनुभव करे । 

अध्यात्मिक (वि०) [ स्त्री०--की ] अध्यात्म से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

अध्यापकः [ अधि--इ+णिच्‌+प्वुल | पढ़ाने वाला, गुरु, 


शिक्षक-विशेषतया वेदों का, व्याकरण”; न्याय”; भृतक 
अर्थार्थी अध्यापक । विष्णुस्मृति के अनुसार अध्यापक 
दो प्रकार के है--एक तो 'आच्नाय' जो कि बालक को 
यज्ञोपवीत पहनाकर वेद-पाठ में दीक्षित करते हैं, दूसरे 
“उपाध्याय जो अपनी जीविका कमाने के लिए अघ्या- 
पन कार्य करते हैं, दे” मनु० २१४०-४१ । 

अध्यापनम्‌ [ अधि+-इ-+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] पढ़ाना, सिखाना, 
व्याख्यान देना, ब्राह्मण के षट्कमों में से एक, भारतीय 
स्मृतिकारों के अनुसार 'अध्यापन' तीन प्रकार का है 
1 धर्मार्थं किया जाने वाला 2 मजदूरी प्राप्त करने के 
लिए 3 की गई सेवा के बदले । 

अध्यापयित्‌ (पुं) [अघि+-इ+-णिच्‌+-तृच्‌] अध्यापक, 
शिक्षक । 

अध्यायः [ अधि+-इ+-घञ्ञ्‌ | 1 पढ़ना, अध्ययन, विशेषतः 
वेदों का, 2 पाठ या पढ़ने के लिए उचित समय 3 पाठ, 
व्याख्यान 4 खण्ड, किसी रचना के भाग, निम्नांकित 
कुछ ऐसे नाम हैं जो संस्कृत लेखकों ने 'खण्ड' या 
'भाग' को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किये हँ--सर्णों 
बगे: परिच्छेदोद्धाताध्याया ङ्कसंग्रहं, उच्छ्वासः परिवतं- 
इच पटलः कांडमाननम्‌, स्थानं प्रकरणं चैव पर्वोल्ला- 
साह्निकानि च, स्कंघांशौ तु पुराणादौ प्रायशः परि- 
कीतितौ । 


अध्यायिन्‌ (वि०) [अधघ्यायञ-णिनि] अध्ययन करने वाला, 
अध्ययनशील । 

अध्यारूढ (वि०) [अधि आ+ रुह्‌-+- क्त] 1 सवार, चढ़ा 
हुआ, 2 ऊपर उठा हुआ, उन्नत 3 ऊंचा, श्रेष्ठ; 
नीचा, निम्नतर । 

अध्यारोपः [ अधि--आ--स्ह--णिच्‌--पुक--घञ[_ ] 1 
उठना, उन्नत होना आदि 2 (वे० द० में) भ्रमवश 
एक वस्तु को अन्यवस्तु समझना, भ्रम के-कारण एक 
वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में जोड़ना, भ्रमवश रस्सी को 
सांप समझना-_असर्पभूतरज्जौ सर्पारोपवत्‌, अजगद्रूपे 
ब्रह्मणि जगद्रूपारोपवत्‌, वस्तुनि अवस्त्वा रोपोऽध्या रोपः 
वे० सा०, 3 श्रान्तिपूर्ण ज्ञान । 


-अध्यारोपणम्‌ [ अधिन आ+रह णिच्‌+- पुक्‌ +ल्युट्‌ ] 


1 उठना आदि 2 (बीज) बोना । 

अध्यावापः [ अधि+आ¬-वप्‌+-घञा | 1 बीजरदिक 
बखेरना या बोना 2 वह खेत जिसमें बीजादिक बो 
दिया गया हो । - 

अध्यावाहनिकम्‌ [ अध्यावाहनं (पितृगृहात्पतिगृहगमनम्‌) 
लब्धार्थे ठन्‌ | छः प्रकार के स्त्रीधनो (वह सम्पत्ति जो 
एक स्त्री अपने पिता के घर से पति के घर को बिदा 
होते समय प्राप्त करती है) में से एक--यत्पुनर्लभते 
नारी नीयमाना तु पैतृकात्‌ (गृहात्‌) अध्यावाहनिकं 
नाम स्त्रीघनं परिकोतितम्‌ । 


( २९ 


अध्यासः, अध्यासनम्‌ [ अघि--आस्‌नघडा,, स्युट्‌ वा] 
३ ऊपर बैठना, अधिकार में करना, प्रधानता करना 2 
आसन, स्थान । 


अध्यासः [अधि--आसू +घज्म_] 1 मिथ्या आरोपण, मिथ्या | 


ज्ञान, दे० अध्यारोप' को भी 2 'परिशिष्ट 3 कुचलना 
पादाध्यासे शतं दम:--या० २२१७ । 
अध्याहारः | [ अधि+आ+हं+घजा, ल्युट्‌ वा] 1 
अध्याहरणम्‌ } न्यूनपदता को पूरा करना 2 तर्क करना, 
अनुमान करना, नई कल्पना, अन्दाजा या 
अनुमान । 
अध्युष्ट्रः [ अधिगतः उष्ट्रं वाहनत्वेन ] ऊंटगाड़ी । 
अध्यूढः [ अधि+वह +क्त} उठा हुआ, उन्नत,-ढः 
शिव- ढा वह स्त्री जिसके पति ने उसके रहते हुए 
दूसरा विवाह कर लिया हो दे० अधिविन्ना । 
अध्येषणम्‌ [ अघि इष्‌ +ल्युट्‌ ] किसी कार्य को करने की 
प्रेरणा देना, विशेषतः आचार्य के द्वारा, अर्थात्‌ आदर 
पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त करना, --णा निवेदन, 
याचना । 
अध्रुव (वि०) [न० त० ] 1 अनिश्चित, सन्दिग्ध 2 
अस्थिर, चंचल, पृथक्करणीय, --बम्‌ अनिश्चितता, 
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते, ध्रुवाणि 
तस्य नश्यन्ति अधुवं नष्टमेव च । 


अध्वन्‌ (पु०) [ अद्‌+क्वनिप्‌ दकारस्य घकारः ] 1 रास्ता, 
सड़क, मार्ग, नक्षत्र मार्ग २(क) दूरी, स्थान (चलकर 
पार किया गया और पार करने के निमित्त) --अपि 
लंधितमध्वानं बुबुषे न बुघोपम:--रघु० १।४७, उल्लं- 
घिताध्वा--मेघ० ४५ (ख) यात्रा, भ्रमण, प्रसरण, 
प्रस्थान--नैकः प्रपद्येताघ्वानम्‌ मनु० ४६०, 3 समय 
(काल), मूर्तकाल 4 आकाश, अन्तरिक्ष 5 उपाय 
साघन, प्रणाली 6 आक्रमण । सम०--गः 1 मार्ग 
चलने वाला, यात्री, बटोही-सन्तानकतरुच्छाया- 
सुप्तविद्याघराध्वगम्‌-कु० ६।४६ (गामिन्‌), 2 
ऊंट 3 खच्चर 4 सूर्य, --गा गंगा, --पतिः सूर्य, 
--रथः 1 यात्रा करने के लिए गाडी 2 हरकारा जो 
चलने में चतुर हो । 

अध्वनीन | (वि०) [ अध्वन्‌--ख, यत्‌ वा ] यात्रा पर जाने 

अध्वन्य ) के योग्य, तेज़ चलने वाला--क्षिप्रं ततोऽच्वन्य- 
` तुरंगयात्री--भट्टि० २।४४,--नः, --न्यः तेज 

चलने वाला यात्री, बटोही । 

अध्वरः [ अध्वानं सत्पर्थं राति--इति अध्वनू+रा+-क 
अर्थवा न ध्वरति कुटिलो न भवति नच +ध्वु+अच्‌, 
ध्वरतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषंधों निपातः अहिस्न-निरु० | 
यज्ञ, घामिक संस्कार, सोमयाग, तमध्वरे विश्वजिति 
--रघु० ५१, --रः, --रम्‌ आकाश या वायृ। 
सम० --दीक्षणीया अध्वर संबंधी संस्कार, इसी प्रकार 


) 


०प्रायदिचित्तिः--प्रायर्चित्त, पापनिष्कृति, --मौमांसा 
जैमिनि की पूर्वमीमांसा । 

अध्वर्युः [अघ्वर+क्यच्‌+-युच्‌ ] 1 ऋत्विक्‌, पुरोहित, पारि- 
भाषिक रूप से 'होतृ' 'उद्गातू' तथा 'ब्रैह्यन्‌ से अति- 
रिक्त ऋत्विक्‌, 2 यजुर्वेद । सम० --वैदः यजुर्वेद । 

अध्बाति=अध्वग । 

अध्वान्तम्‌ [ न० त० ] संध्या, अन्धकार । 

अन्‌ (अदा० पर० सेट्‌) [ अनिति, अनित ] 1 सांस लेना, 
2 हिलना, जीना, प्रेर० आनयति, सन्नन्त० अनिनि- 
षति । (दिवा० आ०) जीना, 'प्र' उपसर्ग के साथ-- 
जीवित रहना--यदहं पुनरेव प्राणिमि--का० ३५, 
प्राणिमस्तव मानार्थ--भामि० ४३८ । 

अनः [ अन्‌+-अच्‌ ] साँस, प्रश्वास । 

अनंश (वि०) [ न० ब० ] जिसका पैतृक सम्पत्ति पर कोई 
अधिकार न हो । 

अनकदंदुभिः =-दे० आनकदुंदुभिः । 

अनक्षः (वि०) [ न० ब० ] दृष्टिहीन, अंधा । 

अनक्षरः (वि०) [न० ब० ] 1 बोलने में असमर्थ, मूक, 
गूंगा 2 अशिक्षित 3 बोलने के अयोग्य, --रभ्‌ दु॑ुंचन 
गाली, निन्दा या अपशब्द, (क्रि० वि०) बिना. शब्दों 
के-- *व्यंजित दौह देन रघ० १४।२६। 

अनग्निः [ त० त० ] 1 अग्नि का न होना, अग्नि के बजाय 
कोई दूसरी वस्तु-यदघीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते, 
अनग्नाविव शुरष्कघो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ । नि० 
2 अग्नि का अभाव, (वि०) [ न० ब० ] 1 जिसे 
अग्नि की आवश्यकता न हो--विदधे विधिमस्य नैष्ठि- 
कं यतिभिः सार्घमनग्निमग्निित्‌--रघु० ८1२५, 2 
अग्निहोत्र न करने वाला, 3 श्रौतस्माते कर्म से विर- 
हित, अधामिक 4 अग्निमांद्य रोग से ग्रस्त 5 अवि- 
वाहित । 

अनघ (वि०) [ न० ब० ] 1 निष्पाप, निरपराष--अवैमि 
चैनामनघेति--रघु० १४४०, 2 निर्दोष, सुन्दर, 
--रूपमनघम्‌--श० २।१३, यस्य ज्ञानदयासिधो रगा- 
घस्यानघा गुणा:--अमर० 3 सकुशल, घात रहित, 
अक्षत, सुरक्षित-कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसूति:---रघु ० 
५।७, मृगवधूयंदा अनघप्रसवा भवति-श०४, जिसका 
प्रसव सकुशल हो चुका हो याजो प्रसव के पश्चात्‌ 
सकुशल शय्या पर लेटी हो 4 पवित्र, निष्कलंक,--घः 
1 सफेद सरसों, 2 विष्णु या शिव का नाम । 

अनङ्कुश (वि०) [ न० ब० ] 1 उद्दंड, उच्छृंखल 2 
(कवि की भांति) स्वच्छन्द । 

अनङ्कः (वि०) [ न० ब० ] देहरहित, अशरी री, आकृतिहीन 
त्वमनंगः कथमक्षता रतिः --कु० ४।९, --गः (देहर- 
हित), कामदेव --गम्‌ 1 आकाश, वायु, अन्तरिक्ष, 
2 मन । सम० --कीडा कामक्रीडा, ->लेख--मदल 


( 


लेख, प्रेमपत्र, “लेसक्रिययोपयोगं (ब्रजन्ति) कु० १।७, 
“शत्रु, ?असुहृत्‌ आदि--शिव जी के नाम । 

अनश्जन (वि०) | न० ब० ] बिना अंजन, वर्णक या काजल 
के--नेत्रे दूर मनञ्जने--सा० द०, -नम्‌ 1 आकाश, 
वातावरण 2 परब्रह्म विष्णु या नारायण (पृ० भी) । 

अनडुह, (पुं ) | अनः शकटं वहति--नि० ] [ अनड्वान्‌, 
"इवाहो, “डुद्धघाम्‌ आदि० ] 1 बैल, सांड 2 वृष- 
राशि,--ही (अनड्वाही) गाय । 

अनति (अव्य०) | न० त० ] बहुत अधिक नहीं, 'अनति' 
से आरम्भ होने वाले समस्त पदों का विश्लेषण 'अति' 
से आरम्भ होने वाले शब्दों की भांति किया जा 
सकता हैँ। 

अनतिविलंबिता--विलम्ब का अभाव, व्याख्यानदाता का 
एक गुण धाराप्रवाहिता, ३५ वाग्गुणों में से एक । 

अनद्यतन वि० [ स्त्री०---नी ] [ न० त० | आज या चालू 
दिन से संबंध न रखने वाला, पाणिनि का एक पारि- 
भाषिक शब्द जो लङ और लुट्‌ लकार के अर्थ को 
प्रकट करता है, --नः जो चालू दिन न हो, अतीताया 
रात्रेः पश्चार्थेव आगामिन्या रात्रेः पूर्वार्धेन सहितो 
दिवसोऽनद्यतन:--सिद्धा०, तद्धिन्नः कालः । 

अनघिक (वि०) [ न० त० ] 1 जो अधिक न हो, 2 असीम 
पूर्ण । 

अनधोनः [ न० त० ] अपनी इच्छा से कार्य करने वाला 
स्वाधीन बढ़ई, कौटतक्ष । 

अनध्यक्ष (वि०) [ न० त० ] 1 अप्रत्यक्ष, अदृश्य 2 शासक 
हीन। 

अनध्यायः ) [ न० त० | न पढ़ना, पढाई में विराम, वह 

अनध्ययनम्‌ ) समय जब कि इस प्रकार का विराम होता 
है या होना चाहिए; एक अवकाश का दिन (“दिवसः) 
अद्य शिष्टानध्याय:--उत्तर० ४-किसी पूज्य अतिथि 
के सम्मान में दिया गया अवकाश । 

अननम्‌ [अन्‌+-ल्युट्‌] सांस लेना, जीना । 

अननुभावुक (वि०) जो समझने के अयोग्य हो । 

अनन्त (वि०) [नास्ति अन्तो यस्य न० ब०] अन्तरहित, 
अपरिमित, निस्सीम, अक्षय, रत्नप्रभवस्य यस्य-- 
कु० १।३,--तः 1 विष्णु की शय्या शेषनाग, कृष्ण, 
बलराम, शिव, नागों का पति वासुकि 2 बादल 3 
कहानी, 4 चौदह ग्रन्थियों से युक्त रेशमी डोरा जो 
अनंत चतुर्दशी के दिन दक्षिण भुजा पर बांधा जाता 
है;--ता 1 पृथ्वी (अन्तहीन) 2 एक की संख्या 3 
पार्वती 4 शारिवा, अनंतमूल, दूर्वा आदि पौषे; 
जतम्‌ 1 आकाश, वातावरण 2 असीमता 3 मोक्ष 4 
परब्रह्म । सम०--तृतोया वैशाख, भाद्रपद और 
मार्गशीर्ष मास की शुक्लपक्ष की तीज--दृष्टिः शिव, 
इन्द्र,--- देवः 1 शेषनाग 2 नारायण जो शेषनाग के ऊपर 


३० 


) 
सोता है,-षार (वि०) असीम विस्तारयुक्त, निस्सीम, 


नार शब्दशास्त्रमू--पंच० १,--रूप (वि०) 
अगणित रूपवाला, विष्णु,--विजय: युधिष्ठिर का 
शंख--मग० १।२६। त 


अनन्तर, (वि०) [नास्ति अंतरं यस्य-न० ब०] 1 अन्तर- 
रहित, सीमारहित 2 जिसके बीच देश काल का 
कोई अन्तर न हो, सटा हुआ, लगा हुआ 3 संसक्त, 
पड़ौस का, बिल्कुल मिला हुआ, निकटवर्ती (अपादान 
के साथ) ब्रह्मावर्तादनन्तर:--मन० २1१९, 4 अनुः 
वर्ती, सन्निहित होना (समास में) 5 अपने से ठीक 
नीचे के वर्ण का,-रम्‌ 1 संसक्तता, सञ्चिकटता 2 
ब्रह्म, परमात्मा,--रम्‌ (अव्य०) तुरन्त बाद, पश्चात्‌ 
2 (संबंघवाचकता की दृष्टि से) बाद में, (अपादान 
के साथ )- पुराणपत्त्रापगमानन्तरम्‌--रघु० ३।७, 
गोदानविधेरनन्तरम्‌्--३1३३ ३६,२,७१। सम०--ज 
या--जा 1 क्षत्रिय या वैश्य माता में, अपने से ठीक 
ऊपर के वर्ण के पिता के द्वारा उत्पन्न सन्तान--मनृ ० 
१०।४ 2 'तरपरिया' भाई बहन, (-जा) छोटी या बडी 
बहन--अनुष्ठितानंतरजाविवाह:ः--रघु० ७1३२ इसी 
प्रकार “जातं । 

अनन्तरोय (वि०) [अनंतर--छ] वंशक्रम में ठीक बाद का । 

अनन्य (वि०) [ न० त० ] 1 अभिन्न, समरूप, वही, अद्वि- 
तीय 2 एकमात्र, अनुपम, जिसके साथ और दूसरा न 
हो 3 अविभक्त, एकाग्र, अन्य की ओर न जाने वाला, 
--अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते--भग० 
९।२२, समास में 'अनन्य' शब्द का, अनुवाद किया जा 
सकता हे--'दुसरे के द्वारा नहीं! और किसी ओर लग्न 
या निदेशित नहीं' 'एकाश्रयी' । कब nl (स्त्री ० 
एकमात्र सहारे वाला- अनन्यगतिके जने 
चातके--उद्धट; --चित्त,--चिंत,--चेतस्‌, -भनस्‌, 
-रभषानस,--हूदय (वि०) एकाग्रचित्त, जिसका मन 
और कहीं न हो; --जः,--जन्मन्‌ (पुं) कामदेव, 
प्रेम का देवता--मा मूमुहन्खलु भवंतमनन्यजन्मा-- मा ० 
१।२२,--पूर्वः वह पुरुष जिसके और कोई स्त्री न हो; 
(र्रा) कुमारी, बिनब्याही स्त्री--रघु० ४७; 
-_भाज्‌ (वि०) किसी और व्यक्ति की ओर लगाव न 
रखने वाला; --अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि-_कु० ३।६३; 
विषय (वि०) किसी और से संबंध न रखने वाला, 
वुत्ति (वि०) 1 वैसे ही स्वभाव का 2 जिसकी 
दूसरी जीविका न हो 3 एकनिष्ठ मनोवृत्ति वाला; 
"ण्सासान्य,--साधारण (वि०) दूसरे से न मिलने 
वाला, असाधारण, ऐकान्तिक रूप से लगा हुआ, बेल- 
गाव,--अनन्यनारी सामान्यो दासस्त्वस्याः पुरूरवाः 
विक्रम० ३1१८ “राजशब्द:--रघु० ६1३८; --सवुद 
(वि०) [स्त्री०--श्ी ] बेजोड़, अनुपम । 


( 


अनन्वयः [न० त०] 1. संबंध का अभाव 2 (सा० शा०) 
एक अलंकार जिसमें किसी वस्तु की तुलना उसी से 
की जाय--और उसको ऐसा बेजोड सिद्ध किया जाय 
जिसका कोई और उपमान ही न हो! जैसे 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः, रामरावणयोर्युद्ध 
रामरावणयोरिव ॥ 

अनए (वि०) [न° ब०] जलहीन (जैसे क्षुद्रजलाशय) । 


अनपकारणम्‌ ) [न० त०] 1 चोट न पहुंचाना 2 सुपुर्दगी 
अनपकमंन्‌ का अभाव 3 (कानून में) ऋण न 
अनपकिया चुकाना । 


अनपकारः (न० त०) अहित का अभाव---कारिन्‌ (वि०) 
अहित न करने वाला, निर्दोष । 

अनपत्य (वि०) [ न० ब० ] सन्तानहीन, निस्सन्तान, 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो । 

अनपत्रप (वि०) | न० ब० ] घृष्ट, निलंज्ज । 

अनपश्रंशः [ न० त० ] वह शब्द जो भ्रष्ट न हो, व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध शब्द । 

अनपसर (वि०) [ न० ब०] जिसमें से निकलने का कोई 
मार्ग न हो, अन्यायोचित, अक्षम्य,--रः बल पूर्वक 
अधिकार करने वाला । 

अनपाय (वि०) [ न० ब० ] 1 हानि या क्षय से रहित, 
2 अनश्वर, अक्षीण, अक्षयी--प्रणमन्त्यनपायमुत्थितम्‌ 
(चन्द्रम्‌) कि० २।११,--यः [ न० त० ] 1 अन- 
इवरता, स्थायिता 2 शिव । 

अनपायिन्‌ (वि०) [अनपाय+- णिनि] अनर्वर, दृढ़, स्थिर, 
अचूक, सतत टिकाऊ, अचल--प्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ 
श्री रासीदनपायिनी--रघु० - १७।४६, ८1१७, अनपा- 
यिनि संशयद्रुमे गजभग्ने पतनाय बल्लरी-कु० ४३१ | 

अनपेक्ष-क्षिन्‌ (वि०) [ न० ब०, न० त० ] 1 असाव- 
घान 2 लापरवाह, परवाह न करने वाला, उदासीन 
3 स्वतंत्र, दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला, 4 निष्पक्ष 
5 असंवद्ध; क्षा [ न० त° ] असावघानी, उदा- 
सीनता--क्षम्‌ (क्रिश वि०) विना ध्यान के, स्वतंत्र रूप 
से, परवाह न करते हुए, बेपरवाही से । 

अनपेत (वि०) [ न० त० ] 1 जो दूर न गया हो, बीता 
न हो 2 विचलित न हुआ हो (अपा० के साथ) अर्था- 
दनपेतम्‌ अर्थ्यम्‌--सिद्धा० 3 अविरहित, सम्पन्न-- 
ऐस्वर्यादनपेत्तमीइवरमयं लोकोऽ्थंतः सेवते--मुद्रा० 
१।१४। 

अनभिज्ञ (वि०) [ न० त० ] अनजान, अपरिचित, 
अनभ्यस्त (प्रायः संब० के साथ) “ज्ञ: कैतवस्य--श० 
५, ज्ञ: परमेश्वरगृहाचारस्य--महा० २। 

अनम्यावृत्ति (स्त्री) [ न० त० ] पुनरुक्ति का अभाव- 
मनागनभ्यावृत््या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी--शि० 
२।४३ 


३१ 


| 
| 


f 


) 


अनभ्यास (वि०) [ न० ब० ] जो निकटस्थ न हो, 
दूरस्थ आदि °समित्य (वि०) दूर से ही बिदकने वाला 
सिद्धा० । 

अनञ्ज (वि०) | न० ब० ] बिना बादलों के, इयमनभ्रा 
वृष्टि:--यह तो बिना ही बादलों के आकाश से वृष्टि 
होने लगी- अर्थात्‌ अप्रत्याशित या आकस्मिक घटना । 


। अनमः [न्‌० त०] वह ब्राह्मण जो दूसरों को न तो नमस्कार 


करता है और न उनके नमस्कार का उत्तर देता है। 

अनमितम्पच (== मितंपच) (वि०) [ न° त० ] कजस, . 
मक्खीचूस । 

अनम्बर (वि०) [ न० ब० ] वस्त्र न पहने हुए, नंगा--रैः 
बौद्धभिक्षु । 

अनयः [ न० त० ] 1 दुव्यवस्था, दुराचरण, अन्याय, 
अनीति 2 दुर्नीति; दुराचार, कुमार्ग 3 विपत्ति, दुःख, 
मनु० १०।९५, 4 दुर्भाग्य, बुरी किस्मत 5 जूआ 
खेलना । 

अनर्गल (वि०) [न° ब०] स्वेच्छाचारी, अनियंत्रित--तुरंग- 
मुत्सृष्टमनगेलम्‌--रधु० ३।३९ 2 जिसमें ताला न 
लगा हो । 

अनर्घं (वि०) [न० ब०] अनमोल, अमूल्य, जिसके मूल्य 
का अनुमान न लगाया जा सके,--्घेः गलत या अनु- 
चित मूल्य । 

अनर्घ्यं (वि०) [न° त०] अमूल्य, सर्वाधिक सम्मान्य । 

अनर्थ (वि०) [न° ब०] 1 अनुपयुक्त, निकम्मा 2 भाग्यः 
हीन, सुखरहित 3 हानिकारक 4 अर्थहीन, निरर्थक, 
थैः नि० त०] 1 उपयोग या मूल्य का न होना 2 
निकम्मी या अनुपयुक्त वस्तु 3 प 0010 — 
रंधोपनिपातिनोर्था:--श० ६, छिद्रे बहुली- 
भवन्ति 4 अर्थ का न होना, अर्थं का अभाव। सम० 
_+ कर (वि०) [स्त्री-री] अनिष्टकर, हानिकर । 

अनर्थ्यं, अनर्थक (वि०) [न° त०] 1 अनुपयुक्त, निरर्थक 
2 सारहीन 3 अर्थ हीन 4 लाभरहित 5 दुर्भाग्यपूर्ण, 
--कम्‌ अर्थहीन या असंगत बात । 

अनर्हं (वि०) [न० त०] 1 अनधिकारी, अयोग्य 2 अनु- 
पयुक्त (संब० के साथ या समास में) । 

अनलः [नास्ति अलः पर्याप्तियेस्थ-न० ब०] 1 आग 2 अग्नि 
या अर्निदेवता 3 पाचनशक्ति 4 पित्त । संम० 
द (वि०) [अनलं द्यति] 1 गर्मी या आग को नष्ट 
करने वाला, 2>दे० अस्निद -- दीपन (वि) जठ- 
राग्नि या पाचनशक्ति को बढ़ाने बाला,--प्रिया अग्नि 
की पत्नी स्वाहा,-सादः क्षुधा का नाश, अग्निमांद्य । 

अनलस (वि०) [न० त०] 1 आलस्यरहित, चुस्त, परिश्रमी 
2 अयोग्य, असमर्थ । 

अनल्प (वि०) [न० त०] 1 आ 2जो थोड़ान 
हो, उदाराशय, उदार (जैसा कि मनु आदि) अधिक, 


( 


जल्पत्यनल्पाक्षरम्‌ -पंच० १1१३६ विकसितवदनाम- 
नल्पजल्पेपि--भामि० १।१००, २।१३८। 

अनवकाश (वि०) [न० ब०] 1 अनाहूत, 3 अप्रयोज्य 2 
जिसके लिए कोई गुंजायश या मौका न हो, श 
[न° त०] स्थान या कार्यक्षेत्र का अभाव । 

अनवग्रह (वि०) [न० ब०] ओ रोका न जा सके ---सुकुमा र- 
कायमनवग्रहः स्मरः (अभिहति) मा० १।३९। 

अनवच्छिन्न (वि०) [न० त०] 1 सीमांकन रहित, अपृथ- 
ककत 2 सीमारहित, अधिक 3 अनिदिष्ट, अविविक्त 
अविकृत 4 अबाधित । 

अनवद्य (वि०) [न० त०] निर्दोष, कलंकरहित, अनिद्य -- 
रघु० ७७० । सम०--अंग,--रूप (वि०) निर्दोष 
या नितान्त सुन्दर अंगों वाला ( -गी ) रूपवती 
स्त्री। 

अनवधान (वि०) [न० ब०] निरपेक्ष, ध्यान न देने वाला, 
नम्‌ [न० त० | प्रमाद, असावधानता, °ता- 
लापरवाही । 

अनवधि (वि०) [न० ब०] असीमित, अपरिमित । 

अनवम (वि०) [न० त०] जो नीच या तुच्छ न हो, बड़ा, 
श्रेष्ठ, सुधर्मानवमा सभाम्‌ू--रघु० १६1२७, ९।१४। 

अनवरत (वि०) [न० त०] अविराम, निरंतर--- धनुर्ज्या- 
स्फालनक्र्रपूर्वेम्‌ श० २।४,--तम्‌ (क्रि० वि०) बिना 
रुके, लगातार । 

अनवरार्ध्य (वि०) [अवरस्मिन्‌ अर्धे भव:---इत्यर्थे नञ +- 
अवराधे--यत्‌ न० त०] मुख्य, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 

अनवलंब --बन (वि०) [न० त०] अवलंबहीन, निराश्रित- 
-"णबः,-बनम्‌ स्वतंत्रता । 

अनवलोभनम्‌ [त० त०] गर्भ के तीसरे मास किया जाने 
बाला एक संस्कार । 

अनवसर (वि०) [न० ब०] 1 व्यस्त 2 निरवकाश,-रः 
[न० त०]। अवकाश का अभाव, कुसमय होना, 
असामयिकता, कं याचे यत्र यत्र धुवमनवसरग्रस्त 
एवाथिभाव:--मा० ९।३० । 

अनवस्कर.(वि०) [न० ब०] मलरहित, स्वच्छ, साफ । 

अनवस्थ (वि०) [न० त०] अस्थिर,--स्था [न० त०] 1 
अस्थिरता 2 अनिश्चित अवस्था 2 चरित्रश्रष्टता, 
लम्पटता 3 (दर्शन० में) किसी अन्तिम निर्णय पर न 
पहुँचना, कार्य-कारण की ऐसी परंपरा जिसका अन्त 
न हो, तकं का एक दोष--एवमप्यनवस्था स्याद्या मल- 
क्षतिकारिणी --काव्य० २ एवं च॒प्रसंग:-शा० । 

अनवस्थान (वि०) [न० ब०] अस्थायी, अस्थिर, चंचल, 
नः वायु--नम्‌ [न° त०] 1 अस्थिरता, 2 आचा- 
रभ्रष्टता, लम्पटता । 

अनवस्थित (वि०) [न० त०] 1 अस्थिर, अस्थिरचित्त 2 
परिवर्तित 3 आवारा । 


३२ ) 


अनवेक्षक (वि०) [ न० त० ] असावधान, बेपरवाह, 
उदासीन । 

अनवेक्ष-क्षा--दे० अनपेक्ष-क्षा । 

अनवेक्षणम्‌ [नडा --अव्‌--ईक्ष-- ल्युटु| लापरवाही, अन- 
वधानता । 

अनशनम्‌ [ नज +अशु-+ल्युट्‌ ] उपवास, आमरण 
उपवास । 

अनइवर (वि०) [स्त्री ०-री] [न० त०] अविनाशी ¦ 

अनस्‌ (पुं०) [अन्‌+-असुन्‌] 1 गाडी 2 भोजन, भात 3 
जन्म, 4 प्राणी 5 रसोईधर । 

अनसूय-यक (वि०) [न० ब०] द्वेष रहित, ईर्ष्यारहित, 
यथा [न° त०]1 ईर्ष्या का अभाव, 2 अत्रि की पत्नी, 
स्त्रियोचित पतिभक्ति और सतीत्व का ऊँचा नमूना। 

अनहन्‌ (नपुं०) [न० त०] बुरादिन, दुदिन 1 

अनाकालः | न० न० नि० ]1 कुसमय 2 दुभिक्ष . (संभ- 
वतः “अन्नाकाल” शब्द का अनियमित रूप)! सम० 
--भृतः--जो व्यक्ति दुभिक्ष में भूख से अपने आपको 
बचाने के लिए स्वयं दूसरे का दास बन जाता है । 

अनाकुल (वि०) [ न० त० ] 1 शान्त, प्रकृतिस्थ, स्वस्थ 
2 अटल । 

अनागत (वि०) [ न० त० ] 1 न आया हुआ, न पहुंचा 
हुआ तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्धूयमनागतम्‌ू--हि ० 
१।५७, 2 अप्राप्त, जो न मिला हो 3 भविष्यत्‌, आने 
वाला, दे० नीचे सम० को 4 अज्ञात,--तम्‌ भविष्य- 

त्काल, भविष्य । सम०-अवेक्षणम्‌ भविष्य की ओर 

देखना, आगे की ओर ष रखना,--अबाधः आन 
वाला भौतिक कष्ट या विपत्ति,--आतंवा वह कन्या 
जिसका मासिक स्राव अभी आरम्भ न हुआ हो, अर- 
जस्का,--विधात्‌ (पुं०) आने वाले अनिष्ट का पहले 
ही से निराकरण करने वाला, भविष्य के विषय में 
सावधान, दूरदर्शी (पंच० १।३१८ तथा हि० ४५ में 
इस नाम की एक मछली) । 

अनागमः [ न० त०] 1 न आना 2 अप्राप्ति । 

अनागस्‌ (वि०) [ न० ब०] निरपराध, निर्दोष~--आर्त- 
त्राणाय वः शस्त्रं नः प्रहर्तुमनागसि--श० १।११। 

अनाचारः [न० त०] अनुचित आचरण, दुराचरण, कुरीति । 

अनातप (वि०) [न०ब० ] धूपया गर्मी से युक्त, 
ताप रहित, ठंडा । 

अनातुर (वि०) [ ब० त० ] 1 अनुत्सुक, उदासीन 2 न 
थका हुआ, अक्लांत--भेजे घर्ममनातुरः--रघु १।२१ 
३ अच्छा, स्वस्थ । 

अनात्मन्‌ (वि०) [ न० ब० ] 1 आत्मा या मन से रहित 
2 अनात्मिक 3 जिसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रक्खा 
है,--(पुं०) जो आत्मिक न हो, आत्मा से भिन्न 
अर्थात्‌ नश्वर शरीर । सम०--श्ञ,--वैदिन्‌ (वि०) 


( 


अपने आपको न जानने वाला, मूर्ख, जड--मा तावद- 
नास्मज्ञे---झ ० ६,---संपन्य (जि०) मूर्ख । 
अचात्मनोन (वि०) [तवय --आत्मनू--ख] जो अपने ही 
लाभ के लिए कार्य करने का अभ्यस्त नहो 
स्वार्थ, स्वार्थ रहित! 
अनात्मवत्‌ (वि०) [आत्मा वश्यत्वेत नास्ति इत्यर्थ- 
बजा +आत्मत्‌ +मतुप्‌ न० त०] असंयमी, इन्द्रिय 
परायण । 
अनाथ (वि०) [ भ० ब० | असहाय, निर्घन, त्यक्त, सातृ- 
पितृदीच, बिता भा---बाप का बछ्च।, विधवा स्त्री, 
सामास्यत्: जिसका कोई रक्षक न हो--नाथवन्तस्त्वया 
लोकास्त्वमवाथा विपत्स्यसे उत्तर० ११४३ । सम० 
--सभा अवाधालय | 
अतादर (विष) [ न० ब० ] उदासीन, उपेक्षावान्‌, 
--रः [त० त० | अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा--षष्ठी- 
वानादरे--पा० २३, ३८। 
अनादि (वि०) | ब० ब० ] आदि रहित, नित्य, अनादि- 
फाळ मे बळा आता हुआ,---जगदादिरनादित्व--कु ० 
। सम०--अमन्त,--अन्त (वि०) आदि और 
, नित्य (तः) शिव,--निधत (विष) 
हयपका आरंभ और समाप्ति न हो, शाइवत,-भध्यान्त 
०) जिसका आदि, मध्य और अन्त कुछ भी न हो, 
सत्य । 
अतादीसब !वि०) । 
नमना दानिवना, 


म० ब० ] निर्दोष, --यद्वासुदेवेनादी- 

गरप--जि० २२२ । 

अताद्य , जि?) , न० उ० ]1 -न्दै० अनादि, 2 अभक्ष्य, 
खाने के अधोग्य ! 

अनानुपूर्व्यम्‌ { भ० त० | 1 दूसरे पदों के बीच में आ जाने 
कै कारण समास के विभिन्‍न पदों का पृथक्करण 2 
नयन कम मे न आना । 

अनाध्ल (क्रिः? | न० त्‌ ] 1 अप्राप्त 2 अयोग्य, अकु- 
जळ प्लस: अजनदा 1 

जनामक ३ (वि० )[ च० ब० स्वार्ये कन्‌] बिना नाम का 

अनावन्‌ | अप्रसिढ,---(पुँ०) 1 मलमास 2 कनिष्ठिका 
नथा मध्यमा के बीच की अंगुली दे० नीचे 'अना- 

नपुं० ) बवासीर । 

अनामय (वि) | मस्ति आमयः रोगो यस्य न० ब० ] स्व- 

म्म्ल, --यः,---यम्‌ स्वास्थ्य अच्छा होना-- 

या कादम्वरीसनामयं पप्रच्छ--का० १९२ 

विषय में पूछताछ की,--यः विष्णु 

भन में शिवा) । 


उ 


ETT 


अनािका [ नास्ति नाम अन्यांगुलिवत्‌ यस्याः--- 
कम्‌ ] कानी तथा बिचली अंगुली के बीच की 


श्रे. 


५ 


) 


गणनाप्रसंगे कर्निष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा, अद्यापि 
तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव । सुभा० । 

अनायत्त (वि०) [ न० त० ] जो दूसरे के वशीभूत न हो, 
“लो रोषस्य का० ४५ जो क्रोध के वशीभूत न हो, स्व- 
तंत्र-एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता--हि० 
२।२२, स्वतंत्र जीविका । 

अनायास (वि०) [ न० त० ] जो कष्टप्रद या कठिन न हो, 
आसान,--ममाप्येकस्मिन्‌ “से कर्मणि त्वया सहायेन 
अवितब्यम्‌-श० २,--सः 1 सरलता, कठिनाई का 
अभाव,--- सेन = आसानी से, बिना किसी कठिनाई के । 

अनारत (वि०) [ न० त० ] 1. अनवरत, निरन्तर, अबाघ 
2 नित्य, --तम्‌ (अव्य०) लगातार, नित्यरूप से -- 
अनारतं तेन पदेषु लंभिताः --कि० १११५, ४०। 

अनारम्भः [ न० त०] आरम्भ न होना_विकारं खलु 
परमार्थतोऽज्ञात्वा °- भः प्रतीकारस्य--श० ३। 

अनार्जव (वि०) [ न० त० ] कुटिल, बेईमान--वम्‌ 1 
कुटिलता, कपट 2 रोग । 

अनातंव (यि०) [स्त्री ०-बी] [न०त०] असामयिक--बा वह 
कन्या जो अभी तक रजस्वला न हुई हो । 

अनार्यं (वि०) [न० त० ] अप्रतिष्ठित, नीच, अघम 
--में: 1 जो आर्य न हो, 2 वह देश जहाँ आये न हों, 
3 शूद्र 4 म्लेच्छ 5 कमीना । 


अता हर | अनार्य देशे भवम्‌-अनार्य+क्र ] अगर की 

लकडी । 

अनाषं (विञ) [न० त० ] 1 जो ऋषियों सै सम्बन्ध न 
रखता हो, अवैदिक --संबुद्धौ शाकल्यस्येतौ अनार्षे-- 
पा० १।१।१६, ( =नअवेदिके--सिद्धा०) 2 जो ऋषिः 
प्रोक्त न हो । 

अनालंब {वि०) [ न० ब० ] असहाय, अवलंबहीन --बः 
अवलंब का अभाव, नैराश्‍य, --बी शिव की वीणा । 

अनालंब (भृ) का [ न० त० | रजस्वला स्त्री। ` 

अनावतित्‌ (वि०) [ न° त० ] फिर न होने वाला, फिर 
न लोटते बाला । 

अनाविद्ध (वि०) [ न० त० ] न विधा हुआ, जिसमें छिद्र 
न किया गया हो । 

अनावृलिः (स्त्री) [ न० त० ] 1 फिर न लौटना 2 फिर 
जन्म न होना, मोक्ष । 

अनावृष्टिः (स्त्री) [ न० त० ] सूखा पड़ना, 'ईति' का 
एक भेद । 

अनाश्रमिन्‌ (पु०) [ न० त० | जो जीवन के चार आश्रमो 
में से किसी को न मानता हो, न किसी से सम्बन्ध रखता 

1 । अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमेकमपि द्विजः ० । 

अनाक्षय {वि०) [ नझ + आ~+-श्रु+ अच्‌ ] जो किसी की 
न सुने, ढीठ, किसी की बात पर कान न दे--मिषजा- 
मनाश्षवः रघु० १९।४९। 


( 


अनाइबस्‌ (वि०) [ नञझ + अश्‌ 4-क्वसु नि० ] जिसने 
भोजन न किया हो, उपवास रखने वाला ! 

अनास्था [ न० त० ] उदासीनता, तटस्थता, आस्थाका 
अभाव- अनास्था बाह्यवस्तुषु--कु० ६६३, पिडेष्व- 
नास्था खलु भौतिकेषु--रघु० २1५७, स्त्री पुमानित्य- 
नास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्‌--कु० ६1१२, 2 श्रद्धा 
या विश्वास का अभाव, अनादर। 

अनाहत (वि०) [न० त०] 1 आधातरहित, 2 कोरा 
या नया । 

अनाहार (वि०) [ न० ब० ] बिना भोजन के रहने वाला, 
उपवास करने वाला --र: [ न० त० ] भोजन न 
करना, उपवास रखना । 

अनाहुतिः (स्त्री०) [ न० त० ] 1 होम का न होना, कोई 
होम जो होम कहलाने के भी योग्य न हो 2 एक अनु- 
चित आहुति । 

अनाहूत (वि०) [ न° त० ] न बुलाया हुआ, अनिमन्त्रित, ! 
सम०--उपजल्पिन्‌ बिना बुलाया वक्ता, --उपविष्ट 
(वि०) अनिमंत्रित अभ्यागत के रूप में बैठा हुआ । 

अनिकेत (वि०) [ न° ब० ] गृहहीन, आवारांगदे, जिसका 
कोई नियत वासस्थान न हो (जैसे संन्यासी) । 

अनिगीणे (वि०) [न० त० ] 1 न निगला हुआ 2 (सा० 
शा० में) जो गुप्त या छिपा हुआ न हो, प्रस्तुत, 
व्यक्त । 


अनिच्छ-च्छक ) (वि०) [ नास्ति इच्छा यस्य न० ब०, 
अनिच्छु-चछुक | नडा + इच्छुक, नव्य --इष्‌ + शतृ न० 
अनिच्छत्‌ त० ] न चाहता हुआ, इच्छारहित, बिना 


इच्छा के । 

अनित्य (वि०) [ न० त० ] 1 जो नित्य न हो, सदा रहने 
वाला न हो, क्षणभंगुर, अशाश्वत, नश्वर 2 क्षणस्थायी 
आकस्मिक, जो नियमतः अनिवार्य न हो, विशेष, 3 
असाधारण, अनियमित, 4 अस्थिर, चंचल, ५ अनि- 
झ्चित, संदिग्ब--विजयस्य ह्यनित्यत्वात्‌ --पंच० ३। 
२२, -त्यम्‌ (क्रि० वि०) कदाचित्‌, अकस्मात्‌ । 
सम० --कमन्‌, --क्रिया आकस्मिक कार्य जैसा कि 
किसी विशेष निमित्त से किया जाने वाला यज्ञ, ऐच्छिक 
या सामयिक अनुष्ठान,--वत्तः, --वस्तकः, -- दत्रिमः, 
माता पिता के द्वारा अस्थायी रूप से किसी को दिया 
गया पुत्र,--भावः क्षणमंगुरता, क्षणभंगुर स्थिति 
--समासः वह समास जो प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य 
न हो (जिसका भाव अलग-अलग विश्लिष्ट पदों द्वारा 
भी समान रूप से प्रकट किया जाय) । 

अनिद्र (वि०) [ न० ब० ] निद्रारहित, जागले वाला, 
(आलं०) जागरूक । 

अनिन्द्रियम्‌ [ न० त० | 1 तकं 2 जो इन्द्रिय का विषय न 
हो, मन । 


३४ ) 


अनिमुत (वि०) [ न० त० ] 1 सार्वजनिक, प्रकाशित, जो 
छिपा न हो, 2 घृष्ट, साहसी 3 अस्थिर, अदृढ । दे० 
“निभृत भी। ` 

अनिमकः [ अन्‌ + इमन्‌--अनिमः = जीवनं तेन कायते प्रका- 
शते के--क ] 1 मेंढक 2 कोयला 3 मघुमक्खी । 

अनिमिस (वि०) [ न० ब० ] निष्कारण, निराधार, आक- 
स्मिक,--आलक्ष्यदंत मुकुलाननिमि्तहासँ:-श ० ७।१७, 
स्तम्‌ 1 पर्याप्त कारण का अभाव 2 अपशकुन, बुरा 
शकुन-ममानिमित्तानि हि खेदयंति--मुच्छ० १०,-- 
(क्रि० वि०) तः--अकारण, बिता हेतु के। सम० 
निराक्रिया अपशकुनों का निराकरण । 

अनिमि (मे) ष (वि०) [ न० ब० ] टकटकी लगाये एक 
स्थान पर जमा रहने वाला, बिना आँख झपके--शते- 
स्तमक्ष्णामनिमेषवृत्तिभिः--रघु० ३॥४३,--ष: 1 देवता 
2 मछली 3 विष्णु । सम०--बुष्टि,-लोचन (वि०) 
टकटकी लगा कर या स्थिर दृष्टि से देखने वाला । 

अनियत (वि०) [ न० त० ] 1 अनियंत्रित 2 अनिश्चित, 
संदिग्ध, अनियमित (रूप भी) "वेलम्‌ आहारोऽश्यते 
--श० २, 3 कारणरहित, आकस्मिक 4 नश्वर । 
सम०--अंक: अनिश्चित अंक (गणित में ),--आत्मन्‌ 
(वि०) जिसका मन अपने वहा में न हो,--पुंस्का 
दुश्च रणशील स्त्री, व्यभिचारिणी,--षुत्ति (वि०) 1 
बघा काम करने वाला, (शब्द) जिसका प्रयोग निश्चित 
न हो, जिसकी आय नियत न हो ! 

अनियंत्रण (वि०) [ न० ब० ] असंयत, अनियंत्रित, स्वतंत्र 
“अनुयोगो नाम तपस्विजन:--श० १। 

अनियमः [ न० त० ] 1 नियम का अभाव; नियंत्रण; 
अधिनियम या निश्चित क्रम का अभाव, निदेश या व्य- 
वस्थित नियम का अभाव--पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं 
हिचतुर्थयोः, षष्ठे पादे गुरुज्ञेयं शेषेष्वनियमो मतः । छं० 
मं० 2 अनिश्चितता, निश्चयाभाव, संदेह 3 अनुचित 
आचरण । 

अनिरुक्त (वि०) [ न० त० ] 1 स्पष्ट रूप से न कहा हुआ 
2 स्पष्ट रूप से व्याख्या न किया हुआ, जिसकी परि- 
भाषा स्पष्ट न दी गई हो, अस्पष्ट निर्वचन सहित । 

अनिरुद्ध (वि०) [ न० त० ] बिना रोकटोक वाला, स्व- 
तंत्र, अनियंत्रित, स्वच्छंद, उच्छृंखल, उद्याम,--ढः 1 
गुप्तचर 2 प्रद्युम्न के एक पुत्र का नाम । सम०--पथम्‌ 
4 एसा मार्ग जहाँ कोई रोक न हो, 2 आकाश, अन्त- 
रिक्ष,-भाविनो अनिरूद्ध की पत्नी उषा । 

अनिर्णयः [ न० त० ] अनिश्चितता, निर्णय का अभाव । 

अनिदंझ | (वि०) [ न निर्गतानि दशाहानि यस्य ] बच्चे 

अनिर्देशाह | के जन्म या मरण के फलस्वरूप अशौच के दस 
दिन जिसके न बीते हों । 

अनिर्देशः [ न० त० ] निश्चित नियम या निदेश का अभाव । 


( 


अनिर्देशय (वि०) [ न० त» ] अपरिभाषणीय, अवर्णनीय 
-र्‍र्‍ह्य॑ परब्रह्म की उपाधि । 

अनिर्धारित (वि०) [.न० त० ] जिसका कोई निर्णय या 
निश्‍चय.न हुआ हो । 

अनिर्वचनोय (वि०) [न०त०] 1 कहने के अयोग्य, 
अवर्णनीय 2 वर्णन करने के अयोग्य--यम्‌ (वेदान्त में) 
1 माया, भ्रम, अज्ञान, 2 संसार । 

अनिर्वाण (वि०) [ त० ब० ] अनधुला, जिसने अभी स्नान 
नहीं किया । 

अनिर्वेदः [ न० त० ] अनवसाद, विषाद या नैराश्य का 
अभाव, स्वावलंबन, उत्साह । 

अनिवेत्त (वि०) [ न० त० ] खिन्न, अशान्त, दुःखी । 

अतिवतिः | (स्त्री०) | न० त० ] 1 बेचैनी, विकलता 2 

अनिवृत्तिः} निर्घनता--अनिर्वुतिनिशाचरी मम गृहांतरालं 
गता--उद्धूठ । 

अनिलः [ अन्‌ + इलच्‌ ] 1 वायु 2 वायुदेवता 3 उपदेवता, 
जो संख्या में ४९ हैं तथा वायु की श्रेणी में आते हैं 4 
शरीर में रहने वाली वायु-_त्रिदोषों में से एक--वात 
5 गठिया या और कोई रोग जो वातप्रकोप के कारण 
उत्पन्न माना जाता है । सम०--अयनम्‌ वायु का 
मार्ग,--अझन,--आझ्िन्‌ (वि०) वायुभक्षी, उपवास 
करने वाला (पुं०--न्‌ ) साँप--आत्मज: वायु 
का पुत्र, हनुमान्‌ और भीम की उपाघि,-आमयः 1 
वातरोग 2 गठिया,--सखः अग्नि (वायु का मित्र), 
इसी प्रकार बंधुः । 


३५ ) 


अनिर्लोडित (वि०) [ न० त० ] जो सुविचारित न हो, 


सुनिर्णीत न हो--°कार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा-- 
शि० २।२७। 

अनिशम्‌ (अव्य०) [ न० ब० ] लगातार, निरन्तर-- 
अनिशमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे-- 
श० ३।४, भामि० २।१६२। 

अनिष्ट (वि०) [न० त० ] 1 न चाहा हुआ, जिसकी 
इच्छा न हो, अननुकूल 2 अनर्थ 3 बुरा, दुर्भाग्यपूर्ण, 
अमंगलसूचक 4 यज्ञ द्वारा असम्मानित, --ष्ठम्‌ 1 
बुराई, दुर्भाग्य, विपत्ति, 2 असुविघा, अहित । सम० 
---आपत्तिः (स्त्री )--आपादनम्‌ अवांछित पदार्थ का 
प्राप्त करना, अवांछित घटना--ग्रहःबुरा या हानिकारक 
ग्रह, --प्रसंगः 1 अनीप्सित घटना 2 सदोष पदार्थ, 
तर्क या नियम से संबंध, --फलम्‌ बुरा परिणाम 
“शंका बुराई की आशंका, --हेतुः अपशकुन । 

अनिष्दत्रम्‌ ( अव्य» ) [ न० त० | इस प्रकार जिससे कि 
तीर का पंखयुक्त पक्ष दूसरी ओर न निकले--अर्थात्‌ 
बहुत बलपूर्वक नहीं । 

अनिस्तीर्ण (वि०} 1 जो पार न किया गया. हो, जिससे 
छुटकारा न मिला हो 2 जिसका उत्तर न दिया गया 


| 


हो, जिसका निराकरण न किया गया हो (दोषारोपण 
की भांति) । 

अनीकः-कम्‌ [ अन्‌ + ईकर | 1 सेना, सैन्यपंक्ति, सैनिक 
दस्ता, दळ, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌ --भग० १।२; 2 
समूह, वर्ग 3 संग्राम, लड़ाई, युद्ध 4 पंक्ति, श्रेणी, 
चलती हुई सेना की टुकड़ी 5 अग्रभाग, प्रधान, मुख्य ! 
सम०--स्थः 1 योद्धा 2 सिपाही (सुसज्जित), पहरे- 
दार 3 महावत या हाथी का प्रशिक्षक 4 युद्धभेरी 
या बिगुल 5 संकेतक, चिह्न, संकेत । 


अनीकिनी [अनीकानां संघः--अनीक+-इनि+-डीष्‌] 1 
सेना, सैन्यदल, सैन्यश्रणी 2 तीन सेनाएँ या पूर्ण सेना 
(अक्षोहिणी) का दशम भाग । 

अनील (वि०) [न० त०] जो नीला न हो, शवेत,--बाजिन्‌ 
(पुं०) इवेत घोड़े वाला, अर्जुन । 

अनोश (वि०) [न० त०] 1 प्रमुख, सर्वोच्च 2 स्वामी या 
नियंता न होना (संबं० के साथ) गाताणामनीशोऽस्मि 
संवृत्त---श० २,--शः विष्णु । 

अनीइवर (वि०) [न० त०] 1 जिसके ऊपर कोई न हो, 
अनियंत्रित 2 असमर्थ-शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफली 
कर्तुमहो मनोरथान्‌-भामि० २।१८२;३ जो ईश्वर से 
संबध न रक्खे 4 नास्तिक । सम०-वादः नास्तिक वाद; 
ईश्वर को सर्वोच्च शासक न मानने वाला, नास्तिक । 

अनीह (वि०) [न० त०] उदासीन, इच्छारहित,--हा 
अवहेलना, उदासीनता । 

अनु (अव्य०) [अव्ययीभाव समास बनाने के लिए संज्ञा 
शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, या क्रिया अथवा कृदन्त 
शब्दों से पूर्व जोड़ा जाता है, अथवा स्वतंत्र संबंवबोधक 
अव्यय के रूप में कर्मकारक के साथ प्रयुक्त होता है 
और कमं प्रवचनीय माना जाता है ] 1 पश्चात्‌, पीछे; 
सर्वे नारदमनु उपविश्ंति--विक्रम० ५; क्रमेण सुप्ता- 
मनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌--रघुऽ 
२।२४; अनुविष्णु ==विष्णोः पश्चात्‌ सिद्धा० 2 साथ- 
साथ, पास-पास; जलानि सा तीरनिखातयूपा वहत्ययो- 
ध्यामनुराजघानीम्‌--रघु० १३।६१; अनुगंगं वारा- 
णसी--गंगा के साथ-साथ स्थित या बसी हुई; 3 के 
बाद, फलस्वरूप, संकेत किया जाता हुआ--जपमनु 
प्रावर्षत्‌ 4 के साथ, साथ ही, संबद्ध-नदीमनु अवसिता 
सेना--सिद्धा० 5 घटिया या निम्न दर्जे का; अनुहारि 
सुराः==हरेहीनाः; 6 किसी विशेष स्थिति या संबंघमे- 
भक्तो विष्णुमनु सिद्धा० 7 भाग, हिस्सा, या साझा 
रखने वाला--लक्ष्मीरहरिमनु, 8 पुनरावृत्ति; अनुदिब- 
सम्‌--दिन-ब-दिन, प्रति दिन 9 की ओर, दिशा में, के 
निकट, पर,---अनुवनमशनिगंत:--सिद्धा ०-°नदि-नदि 
शि० ७।२४; नदी के निकट 10 क्रमानुसार, के अनु- 
सार, अनुक्रमम्‌, नियमित क्रम में, अनुज्येष्ठम्‌ 


( ३६ 


(छोटे बड़े की दृष्टि से) 11 की भांति, के अनुकरण 
में--सर्व मामनु ते प्रियाविरहजां त्वं तु व्यथां मानुभूः- 
विक्रम० ४।२५; इसी प्रकार अनुगर्ज +-बाद में गर- 
जना, गर्जेने की नकल करना, 12 अनुरूप--तथेव 
सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ --रघु० ४।१२, 
(अन्‌गतोञ्स्य) । 

अनुक (वि०) [अनु + कत्‌] 1 लालची, लोलूप 2 कामुक, 
विलासी । 

अनुकथनम्‌ [अनुकथ्‌ ‡-ल्युट्‌] 1 बाद का कथन 2 संबंध, 
प्रवचन, वार्तालाप । 

अनुकनीयस्‌ (वि०) [ अनुञ-अस्य (युवन्‌) +-ईयसुन्‌ 
कनादेशः | ८ सं वाद का, सबसे छोटा । 

अनुकपक (वि०) [ अनु+-कंप्‌+-ण्बुल्‌ ] दयालु, करुणा 
करने वाला । 

अनुकंवनम्‌ [ अनु+-कंप+-ल्युट्‌ ] करुणा, तरस, दयालुता, 
सहानुभूति ! 

अनुकंपा (स्त्रो) | अनु+-कंपू+-अच्‌+-टापू | करुणा,दया । 

नङ्कप्य (वि०) | अनुकप्‌+-यत्‌ | दयनीय, सहानुभूति 

का पात्र; --्कि तन्न येनासि ममानुकंप्या--रघु० 
१४७४; कु० ३।७६-प्य; हरकारा, द्रुतगामी दूत । 

अनुकरणम्‌--कृतिः (स्त्री०) [अनुक--ल्युटू, क्तिन्‌ वा] 
3 लकल करना, प्रतिलिपि, अनुरूपता, समानता; 
शब्दानुकरणस्‌् -- एक अलंकार । 

अनुकर्ष;--कर्षणम्‌ [ अनु + क +अच्‌, ल्युट्‌ बा] 1 
खिंचाव, आकर्षण, 2 (व्या०) पूर्व नियम में आगे वाळे 
नियम का प्रयोग 3 गाड़ी का तला या धुरे का लट्ठा 
4 कतव्य का विलंब से पालन, अनुकर्षन्‌ भी । 

अनुकल्पः [ अनु+-कल्प्‌ +अच्‌ ] गुरु का गौण अनुदेश जो 
आवश्यकता होने पर उस समय प्रयुक्त किया जाता है 
जब कि मुख्य निदेश का प्रयोग संभव नहीं--प्रभुः प्रथम 
कल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते--मनु० ११।३०, ३।१४७। 

अनुकामीन (वि०) [ अनुकाम--ख ] अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करने वाला; --अनुकामीनतां त्यज-- 
मट्टि० । 

अनुकारः== दे» अनुकरणम्‌ । 

अघुकाल (वि०) समयोचित, सामयिक । 

अनुकीतंनम [अनु-+ कत्‌-ल्युट्‌ | कथन, प्रकाशन । 

अनुकूल (वि०) [ अनु+-कूल्‌+अच्‌ ] 1 मनोबांछित, 
अभिमत, जैसे कि वायु, भाग्य आदि 2 मित्रता पूर्ण 
कृपापूर्ण 3 अनुरूप,-लछः निष्ठावान सथा कृपालु पति, 
{एकरतिः--सा ० द० या, एकनिरतः एकस्याम्रेब नायि- 
कायाम्‌ आसक्तः} नायक का एक भेद-शम्‌ अनुग्रह, 
कृपा--नारीणामनुकूलतामाचरसि चेतु--काव्म ० ९१ 

अनुकूलयति (ना० घा०) अनुकूल या मुआफिक होना, 
प्रस्त होना । 


) 


अनुक्रकच (वि०) [प्रा० स० ] दतुरित, 'दांतेदार जैसा 
कि आरा। 

अनुक्रमः [ अनुञ-कम्‌+ अच्‌ ] 1 उत्तराधिकार, क्रम, 
तांता, क्रमस्थापन, क्रमबद्धता, उचितक्रम-प्रचक्रमे 
यक्‍्तुमनुक्रमज्ञा--रघु० ६।७०, ऽवश्रूजनं सवंमनु- 
क्रमेण--१४।६०; 2 विषय सूची, विषयतालिका । 

अनुक्रमणम्‌ [ अनु क्रम+-ल्युट्‌] 1. क्रम पूवंक भागे बढ़ना, 
2 अनुगमन--णी,--णिका (स्त्री ०) बिषय सूची विषय- 
तालिका जो किसी ग्रन्थ के क्रमबद्ध विषयों का दिग्द- 
शन कराय। 

अनुक्रिया=-दे० अनुकरणम्‌ । 

अनुक्रोशः | अनु+- क्रुश्‌+-घञ्ञ्‌ ] दया, करुणा, दयालुता 
( अधि० के साथ)--भगवन्कामदेव न ते मय्यनु- 
क्रोश:--श० ३, मेघ० ११५। 

अनुक्षणम्‌ (अव्य०) प्रतिक्षण, लगातार, बारबार । 

अनुक्षसु (पुं०--त्ता) [ प्रा० स० ] द्वारपाल या सारथि 
का टहलुआ । 

अनुक्षेत्रम्‌ [ प्रा० स०] उडीसा के कुछ मन्दिरो में पुजारियों 
को दी जाने बाली वृत्ति । 

अनुख्यातिः (स्त्री ०) [अनु + स्याञ-क्तिन्‌) 1 पता लगाना; 
2 विवरण देना, प्रकट करना । 

अनुग (वि०) [ अनु+-गम्‌+ड ] (सम०) पीछे चलने 
वाला, मिलान करने वाला,-गः-अनुचर, आज्ञा- 
कारी सेवक, साथी तद्भूतनाथानुग--रधु० २।५८, 
९।१२। 

अनुगतिः (स्त्री) [ अनु~-गम्‌--क्तिन्‌ ] पीछे चलना-- 
गतानुगतिको लोकः--पीछे चलने वाला, अनुकरण 
करने वाला--दे ० “गत' के अन्तर्गत । 

अनुगमः, मनम्‌ [अनु +-गम्‌-}-अप्‌ ल्युट्‌ वा] 1 अनुसरण 
2 सहमरण, अपने स्वर्गीय पति की चिता पर विघवा 
स्त्री का सती होना 3 नकल करना, समीपतर आना 4 
समरूपता, अनुरूपता । 

अनुर्गाजत (वि०) [ अनु+गर्ज +क्त] दहाड़ा हुआ, 
--तम दहाड । 

अनुमबोनः [ अनु+-गु+-ख ] गोपाल, ग्वाला । 

अनुगामिन्‌ (पु) | लनु--गमू-णिचू--णिनि] अनुः 
थाधी, सहचर । 

असृगुथ (वि०) [ ब० स० ] समान गुण रखने वाला, 
उसी स्वभाव का, अनुकूल या रुचिकर, उपयुक्त, अनु- 
रूप, समानशील; --(वीणा) उत्कण्ठितस्य हृदया- 
मुगुणा वयस्या-मृच्छ० ३।३ मन को सुखकर, 
अभिमत, मनोनुकूल ( ता० वा० के अनुसार यहाँ 
“णा से अभिप्राय 'तंत्रीयुक्त वीणा” से: है) -णभ (क्रि० 
वि०) 1. अनुकूल, इच्छाओं के समरूप 2 अभिंसतिपूर्वेक 
या समरूपता के साय (सम० में) 3 स्वभावत: । 


( २७ 


अनुग्रहः--हणम्‌ [अनु--ग्रह +अप्‌, ल्युट्‌ दा] 1 प्रसाद, 
कृपा, उपकार, आभार--निग्रहानुग्रहकर्ता-पंच० 
१ पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌--रघु० २1३५; 2 स्वीकृति 
3 सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करने वाला दल । 
अनुग्रासकः [प्रा० स०] कौर, निवाला । 
अनुचरः [अनु+ चर्‌ +ट] 1 सहचर, अनुयायी, नोकर, 
सेवक--तेनानुचरेण घेनो:--रघु० २४, २६।५२; 
-रा,-री (स्त्री) दासी, सेविका । 
अनुचारकः [अनु--चर्‌+-ण्बुल्‌] अनुचर, सेवक,-रिका 
दासी सेविका । 
अनुचित (वि०) [न० त०] 1 गलत, अनुपयुक्त 2 निराला, 
अयोग्य । 
अनुचिन्ता, चिन्तनम्‌ [अनु+-चित्‌-+अ-+-टाप्‌, ल्युट्‌ वा] 
1 याद करना, सोचना, मनन करना 2 प्रत्यास्मरण, 
फिर से ध्यान में लाना, 2 अनवरत सोच, चिन्ता । 
अनुच्छादः [अनु+छद्‌+णिच्‌+घञञ्‌] साड़ी या घोती 
का वह छोर जो कंघ के ऊपर होकर छाती पर लट- 
कता रहता है। 
अनुच्छित्तिः, (स्त्री ०)-च्छेदः [अनु +- छिद्‌+-क्तिन्‌, घडा वा] 
कट कर अलग न होना, नाश न होना, अनइवरता । 
अनुज-जात (वि०) [अनु+जन्‌-+ड, क्त वा] बाद में 
उत्पन्न, पीछे जन्मा हुआ, छोटा भाई--असो कुमार 
स्तमजोऽनुजातः रघु ० ६।७८; -जः,-जातः छोटा भाई 
-जा,-जाता छोटी बहन । 
अनुजन्मन्‌ (पुं०) [ब० स०] छोटा भाई--जननाथ तवा- 
नुजन्मनाम्‌--कि० २।१७। 
अनुजीविन्‌ (वि०) [अनुजीव+-णिनि] आश्रित, परोप- 
जीवी--(पुं-बो) परावलंबी, सेवक, अनुचर-अवंच- 
नीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः~कि० १।४, १० । 
अनुज्ञा- शानम्‌ [अनु ज्ञाय अङ, ल्युट्‌ वा] 1 अनुमति, 
सहमति, स्वीकृति 2 जाने की अनुमति या छुट्टी 3 बहाना 
4 आज्ञा, आदेश । 
अनुज्ञापकः [अनु--ज्ञा--णिच्‌ --ण्वुल्‌] आज्ञा देने वाला, 
हुक्म देनेवाला । 
स्त्रीश) [अनु--ज्ञा--णिच्‌-- ल्युट्‌ 
-`- - अधिकृत बनाना 2 आज्ञा या आदेश 


। ज्येष्ठता की दृष्टि के अनुसार । 
 +घञ्म ] 1 प्यास-_सोपचारमुपक्षांत- 

मिनुतषंपदेन--शि० १०।२ ( प्यास 

कामना, इच्छा 3 जल पीने का पात्र 


प्‌+घञ्न्‌] पश्चात्ताप, संताप-- 
-विक्रम० ४।३८ संताप से पीडित । 
:3 और 4। 


) 


अनुतिलभ्‌ (अव्य० स०) दाना दाना करके अर्थात्‌ कण 
कण करके, अत्यन्त सूक्ष्मता से । 

अनुत्क (वि०) [न० त०] जो अधिक उत्सूक न हो, 
पदचात्तापकारी या खेदयुक्त न हो । 

अनुखम (वि०) [न० त०] 1 जिससे अच्छा कोई और न 
हो, जिससे बढ़िया कोई और न हो, सबसे अच्छा, 
सबसे बढ़िया, प्रमुख रूप से सर्वोपरि--सवंद्रव्येषु 
विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌--हि० प्र ४; -कांक्षन्‌ गति- 
मुत्तमाम्‌--मनु० २।२४२; 2 (व्या० में) जो उत्तम 
पुरुष में प्रयुक्त न किया जाय । 

भ्रनुत्तर (वि०) [न० त०] 1 प्रधान, मुख्य 2 बढ़िया, 
सर्वोत्तम 3 बिना उत्तर का, मूक, उत्तर देने में असमर्थ 
भवत्यवज्ञा च भवत्यनुत्तरात्‌ू-नै० 4 निश्चित, 
स्थिर 5 निम्न, घटिया, खोटा, कमौना 6 दक्षिणी, 
--रस्‌ उत्तर का अभाव, (टालमटूल या आनाकानी 
का उत्तर अनुत्तर समझा जाता है) -रा दक्षिण 
दिशा । 

अनुत्तरंग (वि०) [ न० ब० ] स्थिर, भनुद्वेलित, अविशषुब्ष 
—अपामिवाधारमनुत्तरंगम्‌- कु ० ३।४८। 

अनुत्घानम्‌ [ न० त० ] प्रयत्न या सरगर्मी का अभाव ! 

अनुस्सुत्र (वि०) [ न्‌० त० ] पाणिनि या नैतिकता के 
सूत्रों से अविरुद्ध, जि खळ, नियमित--°पदन्यासा- 
सद्वत्तिः सन्निबंधना ० २।११२। 

अनुत्सेकः [ न० त० ] घमंड या अहंकार का अभाव 
०कोलक्ष्म्यां-भग० २।६३, शालीनता । 

अनुत्सेकिन्‌ (वि०) [ अनुत्सेक+-णिनि ] जो घमंड के 
कारण फूळा हुआ न हो-भाग्येषु “नी भव--श० ४ । 
१७। 

अनुदर (वि०) [ न० ब० ] पतली कमर वाला, पतला, 
कृश, क्षीण (दे० 'अ') 

अनुदर्शनम्‌ [ अनु+दृश्‌+=्युट्‌ | निरीक्षण । 

अनुदाल (वि०) [ न० त० ] गुरुस्वर, जो उदात्तस्वर की 
भांति उच्च स्वर से उच्चरित न होता हो, स्वराघात 
हीन--त्तः गुरुस्वर । 

अनुदार (वि०) अनु [न° त०] 1 जो उदार (दानशील) न 
हो, कंजूस, अनुत्तम,अभद्र 2 जो अपनी पत्नी के अनुकूल 
चलने बाला हो या वह जिसकी पत्नी पति के अनुकूल 
चलने वाली हो--यस्मिनप्रसीदसि पुनः स भवत्पुदारोऽ 
नुदारश्च-काव्य० ४; ('अदाता' के अर्थं में भी प्रयुक्त 
होता हूँ) 3 उपयुक्त. और योग्य पत्नी वाला । 

अनुदिनम्‌-दिदसम्‌ (अव्य० स०) प्रतिदिन, दिव्र-ब-दिन । 

अनुदेशः | अनु-- दिश्‌ +-घञ्ञ्‌ |! पीछे संकेत करना, नियम 
या निदेश जो पीछे किसी पूर्व नियम की ओर संकेत 
करे-यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ --पा० १।३।१०; 2 
निदेश, आदेश । 


( 


अनुद्धत (वि०) [ न० त० ] जो अहंकारी या गवेयुक्त न 
हो--- ता: सत्पुरुषाः समृद्धिभि:--श० ५१२ । 
अनुज (वि०) [न9 त० ] 1 जो साहसी न हो, विनीत, 
सौम्य 2 जो उन्नत था बहुत ऊँचा न हो । 

अनुद्रुत (वि०) [ अनु+-द्रु+-क्त ] 1 अनुगत, पीछा किया 
गया (कई बार कतुं० में प्रयुक्त) 2 भेजा हुआ या 
लौटाया हुआ (जैसे कि ध्वनि )--तम्‌ संगीत में काल 
की माप=आथा द्रुत । 

अनुद्वाहः [ न° त० ) विवाह न होना, ब्रह्मचर्य पालन । 

अनुघावनम्‌ [अनु +- धाव्‌ +ल्युट्‌] 1 पीछे जाना या भागना, 
पीछा करना, अनुसरण करना--तुरग” कंडितसंघे:--- 
झ० २; 2 किसी पदार्थ का अत्यंत पीछा करना, अनु- 
संघाम, गवेषणा 3 किसी स्त्री को पाने का असफल 
प्रयत्न करना 4 सफाई, पवित्रीकरण । 

अबुघ्यानम [ अनु+-घ्या+-ल्युट्‌ ] 1 विचार, मनन, घामिक 
चिंतन 2 सोचविचार, याद,--या नः प्रीतिविरूपाक्ष 
त्वदनुध्यानसंभवा--कु ० ६।२१; 3 हितचिन्तन, स्नि- 
ग्चॉचिन्तन । 

अनुनयः [ अनु- नी --अच्‌ ] 1 मनावन, प्रार्थना प्रकृ- 
तिबक्र: स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति--श० ४; 2 शाली- 
नता, झिष्टता, सान्त्वनायुक्त आचरण, 3 नञ्रनिवेदन, 
भिन्नत, प्रार्थना, 'आमंत्रणम्‌-विनीत संबोधन 4 अनु- 
शासन, प्रशिक्षण, आचरण के अधिनियम । 

अनुनादः [ अनु +-नद्‌+-घञ्ञ्‌ ] शब्द, कोलाहल, गूंज, 
प्रतिध्वनि । 


अनुनायक (वि०) [ अनु-नी¬-ण्वुळू ] सुशील, विनम्र, 
विनीत । 


अनुनायिक (वि०) | अनु+-नय-+-ठक्‌ } मँत्रीपूर्ण,-का 
नाटक की मुख्य पात्र नायिका की अनुचरी जैसे 
कि सखी, घात्री या दासी आदि; -सखी प्रब्रजिता 
दासी प्रेष्या घात्रेयिका तथा । अन्याइच शिल्पकारिण्यो 
विज्ञेया ह्यनुनायिकाः । 

अ्रसुभासिक (वि०) [ अनु+-नासा+-ठ ] 1 नासिक्य, 
नासिका से उच्चरित,-कम्‌ गुनगुनाना। सम० 
“आदि: अनुनासिक वर्ण (ङ कडा णन्‌ म्‌) से आरंभ 
होने वाला संयुक्त व्यंजन । 

अनुनिर्देः [ अन्‌ +-निर्‌+- दिश्‌+-घञ्ञ ] पूर्ववर्ती अनुक्रम 
के अनुसार बातो पि पनां क्रियाणामथ 
कर्मणाम्‌ । क्रमशो देशी यथासंस्यं तदुच्यते । 
सा० द्‌5 । 

अमुनीति:--तु ० अनुनयः 

जनुपधात: | न० त० ] उपघात या क्षति का अभाव, 

*-अजित बिना किसी क्षति के प्राप्त किया । 

अनुपतनम्‌्--पालः [ अनु+-पत्‌+-स्युट्‌, घञ्‌ वा] 1 
ऊपर पडना, एक के बाद दूसरे का निरना 2 पीछा 


३८ ) 


करना, अनुसरण 3 भाग 4 त्रैराशिक--तम्‌ (अव्य०) 
[ पत्‌+णमुळ्‌ ] क्रमिक अनुसरण, अनुगमन; -लता- 
नुपातं कुसुमान्यगृह्ात्‌--भटूटि० २।११; (लतामनु- 
पात्य-एक लता से दूसरी लता पर जाकर, या 
लताओं को झुका कर) । 

अनुपथ (वि०) [ प्रा० स० | मागं का अनुसरण करने 
वाला,--थम्‌ (क्रि० वि०) सड़क के साथ साथ । 

अनुपद (वि०) [ प्रा» स० ] नितान्त कदम कदम अनुसरण 
करता हुआ,--इम्‌ सम्मिलित गायन, गीत का टेक, 
(अव्य०) 1 कदम के साथ-साथ, पैरों के निकट; 2 
कदम कदम करके, प्रति पद; 3 शब्दशः 4 एडियों पर, 
बिल्कुल पीछे, तुरन्त बाद-गच्छतां पुरो भवन्तौ, अह- 
मप्यनुपदमागत एव--श० ३ (प्रायः संब० के साथ, या 
समास में इसी अर्थ में); (तो) आशिषामनुपदं सम- 
स्पृशत्‌ पाणिना--रघु० ११।३१; -अमोघाः प्रतिगृहं 
तावर्घ्यानुपदमाशिष:--- १1४४ । 

अनुपदवी [ प्रा० स० ] मार्ग, सड़क । 

अनुपदिन्‌ (वि०) [ अनुपद-|-णिनि ] अनुसरण करनेवाला 
ढूंढने वाला अर्थात्‌ अन्वेषक, या पृच्छक-अनुपदमन्वेष्टा 
गवामनुपदी सिद्धा० ! 

जनुपदीना [ अनुपद--ख--टाप्‌ ] जूता, बूट, ऊँची एड्यिं 
का जूता, या चप्पल । ॥ 

अनुषधः [ न० ब० ] उपघा रहित, ऐसा अक्षर जिसके पूर्व 
कोई दूसरा अक्षर न हो । 

जनुपषि (वि०) [ न० ब० ] छल रहित, कपट रहित-- 
रहस्यं साधूनामनुपघि विशुद्धं विजयते--उत्त० २।२ । 

अनुपन्यासः [ न० त° ] 1 वर्णन न करना, बयान न देना 2 
अनिश्चितता, सन्देह, प्रमाणाभाव । 

अनुपपत्तिः (स्त्रीश) [ न० अ० | 1 असफलता, असिद्धि,-- 
लक्षणा शक्यसंबंधस्तात्पर्यानुपपत्तित:--भाषा० ८२, 
तात्प्यं* उद्दिष्ट या किसी संबद्ध अर्थ को प्राप्त करने 
में असफलता; 2 अव्यावहारिकता, व्यावहारिक न होना 
3 अध्रीयुक्ति, तर्कयुक्त कारण का अभाव । 

अनुपम (वि०) [ न० ब० ] अतुलनीय, बेजोड़, सर्वोत्तम, 
अत्यंत श्रेष्ठ--मा दक्षिण पश्चिम प्रदेश की हथिनी 
(कुमुद की सखी) । 

अनुपमित) (वि०) [ नव्य --उप--मा--क्‍्त, अनुपमा 

अनुपमेय \ +य ] बेजोड़, अतुलनीय । 

अनुपलब्धिः (स्त्री०) [ न° त० ] पहचान न होना, प्रत्यक्ष 
न होना, मीमांसकों की दृष्टि में ज्ञान का एक साघन, 
परन्तु नैयायिकों की दृष्टि में नहीं । 

अनुपलंभः [ नञ्ग्‌ + उप+रभ्‌ +- णिच्‌+ घञ्‌ ] बोध का 
अभाव, अप्रत्यक्ष होना । 

अनुपवीतिन्‌ [ न० त० ] अपने वर्ण के अनुसार यज्ञोपवीत 
घारण न करने वाला 1 


( 


अनुपशयः [ न० त० ] रोग को उभाड़ने या सङ्काने 
बाली परिस्थिति ! दक र 
अनुपसंहारिन्‌ [ न० त० ] न्यायशास्त्र में हेत्वाभास का 
एक भेद जिसके अन्तर्गत पक्षसंबंधी सभी ज्ञात बातें 
आ जाती हैं, और दृष्टान्त द्वारा, चाहे वह विधेयात्मक 


हो या निषेधात्मक, कार्यकारण-सिद्धांत के सामान्य 


नियम का समर्थन नहीं हो पाता--यथा सर्व नित्यं प्रमे- | 


यत्वात्‌ । 

अनुपसर्गः [ 
शब्द [ निपात आदि] 2 (न० ब०) जिसमें कोई 
उपसग न हो । 

अनुपस्थानम्‌ [अनुप --स्था-- ल्युट्‌] अभाव, निकट न होना । 

अनुपस्थित [ नञ्य+उप+स्था+कक्‍्त ] जो उपस्थित नहीं, 
अप्रस्तुत । 

अनुपस्थितिः (स्त्री०) [ अनुप+स्थार्न-क्तिन्‌ ] 1 गैर- 
हाजरी 2 याद करने की अयोग्यता । 

अनुपहत (वि) [ न० त० ] 1 जिसे चोट नहीं लगी 2 
अप्रयुक्त, कोरा, नया (कपड़ा) । 

अनुपाख्य (वि०) [ न० ब० ] जो स्पष्ट रूप से दिखलाई 
न दे या पहचाना न जा सके । 

अनुपातः=-तु० अन्‌पतनम्‌ । 

अनुपातकम्‌ [ अनु +- पत्‌ | णिच्‌ +ण्वुल ] जघन्य पातक 
जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि, विष्णुस्मृति में ऐसे 
३५ तथा मनुस्मृति में ३० पातक गिनाये गये हैं । 

अनुपानम्‌ [ अनु+पा+-ल्युट्‌ ] दवा के साथ या पीछे पी 
जाने वाली वस्तु; औषधि लेने की मात्रा । 

अनुपालनम्‌ [ अनु + पारू ल्युट्‌ ] प्ररक्षण, सुरक्षण, आज्ञा- 
पालन । 

अनुपुरुषः [ प्रा० स० ] अनुयायी । 

अनुपूर्वं (वि०) [ प्रा० स० ] 1 नियमित, उपयुक्त मान 
रखने वाला, क्रमबद्ध--वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्घे 
कु० १।३५ “केश जिसके बाल यथाक्रम हैं, "गात्र जिस- 
के अंग सुगठित हैं, इसी प्रकार 'दंष्टू, नाभि, 'पाणि 
2 क्रमबद्ध सिलसिलेवार 1 सम०--ज (वि०) नियमित 
परम्परा में उत्पन्न,--वत्सा नियमित रूप से बच्छे 
देने वाली गाय । 

अनुपूर्वशः) (क्रिः वि०) नियमित क्रम में, क्रमागत रीति 

अनुपूर्वेण | से । 

अनुपेत (वि०) [ न० त० ] 1 विरहित २ यज्ञोपवीत धारण 
न किये हुए । 


अनुप्रज्ञानस्‌ | अनु+प्र+-ज्ञा+ ल्युट्‌ ] पदचिह्नों का अनु- | 


सरण, टोह लगाना । 
अनुप्रपातम्‌, प्रपादम्‌ --{[ अव्य ° स०] क्रमागत रीतिपूवंक-- 
गेह 'तम्‌-दम्‌ आस्ते, गेहम्‌ अनुप्रपातम्‌-दम्‌ सिद्धा०। 
अनुप्रयोगः [ प्रा स० ] अतिरिक्त उपयोग, आवृत्ति । 


३९ 


न० त० ] 1 उपसर्ग की शक्ति से विरहित । 


) 


अनुप्रवेशः [ अनुञ-प्रत विश्‌+धञ्ञ्‌ ] 1 दाखला--रघु० 
३।२२, १०।५१; 2 अनुकरण--अपने को दूसरे की 
इच्छा के अनुकूल ढाळना । 

अनुप्रहनः [ प्रा० स० ] बाद में किया जाने बाला प्रश्‍न । 
(अध्यापक के पूर्व कथन से संबंद्ध) ) 

अनुप्रसक्तिः (स्त्री०) [ अनु+प्र+संज्‌+-क्तिन्‌] 1 प्रगाढ़ 
संबंध 2 शब्दों का अत्यधिक तर्क संगत सम्बन्ध । 

अनुप्रसादनम्‌ [ अनु+प्र+सद्‌+ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] आराधन, 
संराधन! 

अनुप्राप्तिः (स्त्री) [अनु+प्र+आप्‌+क्तिन्‌ ] प्राप्त 
करना, पहुंचना । 

अनुष्लबः [ अनु+-प्लू+-अच्‌ | अनुयायी, सेवक- सानुप्लवः 
प्रभुरपि क्षणदाचराणाम्‌ -रघु० १३।७५ । 

अनुप्रासः [ अनु+-प्र+-अस्‌+-घञ्ञ्‌ ] एक समान इवनियों 
अक्षरों या वर्णो की पुनरावृत्ति--वर्णसाम्यममुप्रासः 
--काव्य०; परिभाषा और उदाहरणों के लिए दे० 
सा० द० ६३३-३८, और काव्य० ९वाँ उल्लास । 

अनुबद्ध (वि०) [ अनु+-बंघ्‌+-क्त ] 1 बेधा हुमा, जकड़ा 
हुआ; 2 यथा क्रम अनुसरण करने वाला, फल स्वरूप 
आने वाला 3 संबद्ध 4 अनवरत चिपका हुआ, लगातार । 

अनुबंधः [ अनु -बंघ्‌+- घञ्ज्‌ ] 1 बंधन, कसना, संबंध, 
आसक्ति, बंधान (शब्द० आलं) 2 अबाघ परम्परा, 
सातत्य, श्रेणी, शएुंखला--बाष्पं कुरु स्थिरतया विर- 
तानुबंधम्‌--श० ४१४; वैर”, मत्सर”; सानुबंधाः 
कथं न स्युः संपदो मे निरापद:--रघु० १1६४; 3 अनुः 
क्रम, फल (शुभ य़ा अशुभ) 4 इरादा, योजना, प्रयोजन, 
कारण--अनुबंघं परिज्ञाय देश-कालो च तत्त्वत: । सारा- 
पराधौ चालोक्य दण्डं दंडधेषु पातयेत्‌--मनु० ८१२६; 
5 संबंध जोड़ने वाला, गौण 6 आरंभिक तर्क (वेदान्त 
के आवश्यक तत्त्व) 7 (ब्या०) एक संकेतक अक्षर 
जो कि इस शब्द के स्वर या विभक्ति में कुछ विशे 
बता का द्योतक हो जिसके साथ वह जुड़ा हो--जैसे 
कि 'गम्लू' में लू 8 बाघा, रुकावट 9 आरंभ, उपक्रम 
10 मार्ग, अनुगमन । 

अनुबंधनम्‌ [ अनु--बंध्‌--ल्युट्‌ ] संबंध, परम्परा, सिल 
सिला आदि । 

अनुबंषिन्‌ (वि०) [ अनुबंध-|-णिनि ] [ प्रायः समस्त पर 
के अन्त में ] 1 संबद्ध, संसक्त, संयुक्त 2 क्रम, परिः 
णामी, फलस्वरूप-दुःखं दुःखानुबंधि-विक्रम०; ४ एव 
दुःख के बाद दूसरा दुःख या दुःख कभी अकेला नह 
आता 3 फलता फूलता हुआ, सम्पन्न, भबाघ --ऊध्यं 
गतं यस्य न चानुबंधि--रघु० ६1६७, अबाघ या सरं 


। व्यापक । 
अनुबंध्य (वि०) [ अनु +बंघ्‌ +-प्यन्‌ ] 1 प्रधान, मुख्य; 
2 मारे जाने के लिए (जेसे बैल) । 


( 
अनुबलम्‌ [ प्राश स० ] पीछे स्थित सैन्यदल, मुख्य सेना की 
रक्षा के लिए पीछे आती हुई सहायक सेना । 
अनुबोधः [ अनु +-बुघ्‌+-णिच्‌+-घञङ्‌ ] 1 बाद का विचार, 
प्रत्यास्मरण, 2 कम पड़ी हुई सुगंध को पुनर्जीवित 
करना । 
अनुबोधनम्‌ [अनु +-वुघ्‌ + ल्युट्‌] प्रत्यास्मरण, पुनःस्मरण । 
अनुभवः [ अनु+-भू+-अप्‌ ] 1 साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान, 
व्यक्तिगत निरीक्षण और प्रयोग से प्राप्त ज्ञान, मन के 
संस्कार जो स्मृतिजन्य न हों ज्ञान का एक भेद, दे० 


४० 


तर्क ३४, (नैयायिक ज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष, अनुमान, | 


उपमान और शब्द नामक चार साधन मानते हैं; 
वेदान्ती और मीमांसक इनमें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 
नामक दो साधन और जोड देते है); 2 तजुर्बा--अनुमवं 
वचसा सखि लुम्पसि --नै ० ४१०५; 3 समझ 4 फल, 
परिणाम । सम०-सिद्ध (वि०) अनुभव द्वारा ज्ञात । 

असुभावः | अनु -भू +णिच+घछझ ] 1 मर्यादा, 
व्यक्ति की मर्यादा या गौरव राजसी चमक दमक, 
वैभवशक्ति, बल, अधिकार,--(परिमेयपुर: सरौ) । 
अनुभाव, विशेषात्तु सेनापरिवृताविव-रघु० १।३७; - 
संभावनीयानुभावा अस्याकृतिः --श० ७; २, (सा० 
शा० में) दृष्टि, संकेत आदि उपयुक्त लक्षणों द्वारा 
भावना क्रा प्रकट करना,--भावं मनोगतं साक्षात्‌ 
स्वगतं व्यंजयति ये तेऽनुभावा इति ख्याताः, यथा भ्रूभंग: 
कोपस्य व्यंजकः--दे० सा० द० १६२; 3 दृढ़ संकल्प 
विश्वास । 

अनुभावक (वि०) [ अनु + भू + णिच्‌ + ण्वुल ] अनुभव 
कराने वाला, द्योतक ! 

अनुभावनम्‌ [ अनु + भू +- णिच्‌ +-ल्युट्‌ ] संकेत और इंगितों 
द्वारा भावनाओं का द्योतक । 

अनुभाषणम्‌ [ अनुञ- भाष्‌ +-ल्युट्‌ ] 1 कही हुई बात को 
खंडन के लिए फिर से कहना; 2 कही हुई बात की 
पुनरावृत्ति । 

अनुभूतिः (स्त्री ०) =-तु० अनुभव । 


अनुभोगः अनु + भुज+घज्ण_ ]] उपभोग 2 की हुई | 


सेवा के बदले मिलने वाली माफी जमीन । 
अनुश्रातृ (पुऽ) | प्रा० स० | छोटा भाई । 


) 


अनुमंत्रणम्‌ [ अनु+-मन्त्र+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] मंत्रों द्वारा 
आवाहन या प्रतिष्ठा । 

अनुमरणम्‌ [ अन्‌+-म्‌+स्युट्‌ | पीछे मरना--तन्मरणे 
चानुमरणं करिष्यामीति मे निश्चय:--हि ० ३; विघवा 
का सती होना । 

अनुमा [ माञ अङ | अनुमिति, दिये हुए कारणों से अनु- 

मान, दे० अनुमिति । 

अनुमानम्‌ [ अनु+माञ-ल्यट्‌ ] 1 अनुमिति के साधन द्वारा 
किसी निर्णय पर पहुंचना, दिये हुए कारणों से अनु- 
मान लगाना, अनुमान, उपसंहार, न्याय शास्त्र के अनु- 
सार ज्ञान प्राप्ति के चार साघनों में से एक 2 अटकल, 
अन्दाजा 3 सादृश्य 4 (सा? शा०) एक अलंकार 
जिसमें प्रमाण त वस्तु का भाव अनोखे ढंग से 
प्रकट किया जाता है-- सा० द० ७११--यत्र पतत्य- 
बलानां दृष्टिनिशिता पतन्ति तत्र शराः; तञ्चापरो- 
पितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये ॥ दे० काव्य» 
१०;। सम०--उक्तिः (स्त्री०) तकंता, तर्क संगत 
अनुमान । 

अनुमापक (वि०) [ स्त्री) --पिक्ता ] अनुमान कराने 
वाला, जो अनुमान करने का आधार बन सके । 

अनुमासः [ प्रा० स० ] आगामी महीना; -~प्तम्‌ (अव्य०) 
प्रतिमास । 

अनुमितिः (स्त्रो०) [ अनु--मा + क्तिन्‌ ] दिये हुए कारणों 
से किसी निर्णय पर पहुंचना, वह ज्ञान जो निगमन 
द्वारा या न्यायसंगत तके द्वारा प्राप्त हो। 

अनुमेय (बि०) [ अनु मा+यत्‌ ] अनुमान के योग्य, 
अनुमान किया जाने वाला--फलानुमेया: प्रारम्भा:-- 
रघु० १२० । 

अनुमोदनम्‌ [ अनु+-मुद्‌+-ल्युट्‌ ] सहमति, 
स्वीकृति, सम्मति। 

अनुयाजः | अनु :-यज्‌ + घञा ] यज्ञीय अब्रृष्ठान का एक 
अंग, गोण या पूरक यज्ञानुष्ठान, [ प्राय: 'अनूयाजः' 
लिखा जाता हे 'अनुयाग' भी |। 

अनूयात (५०) | अनु--यान-तृच्‌ ] अनुगामी । 


समर्थन, 


` अनुयात्रम्‌ | अनु-- पात +- अण्‌ स्त्रियां टाप्‌ ] परि- 


अनुमत (वि०) [ अनु-- मन्‌-क्त ] 1 सम्मत, अनुज्ञात. : 


इजाजत दिया हुआ, स्वीकृत, 'गमना--श> 2२ 


जाने के लिए अनुज्ञप्त 2 चाहा हुआ, प्रिय,- -तः प्रेमी : 


-तम्‌ स्वीकृति, अनुमोदन, अनुजप्ति । 
अनुमतिः (स्त्री) | {+मन्‌ + क्तिन्‌ | 


--षत्र्‌ स्वीकृति सूचक पत्र या लेख । 
अनुमननम्‌ [ अनृ+- मन्‌ +ल्युट्‌ | 1 स्वीकृति, रजामदी 2 
स्वतंत्रता । 


1 अनुज्ञा, : 
स्वोकृति, अनुमोदन 2 चनुर्देशी युक्त पृणिमा! संम ! 


जन ननलरवर्गे, सेवा करना, अनुसरण । 


अनुयात्रिक अनुयात्रा +- ठन्‌ | अनुचर, सेवक; 
बाऊ 

अनुयानम : 7 ` या--ल्यट्‌ ] अनुसरण । 

अनुयाशित ` १०१  अनु+य।-+-णिनि ] अनुगामी, सेवक, 


अन्‌वर्तो.--- (पु ०) पीछे चलने वाला (भ० आलं०) 
ज-रामानूजान -परावलंबी या सेवक,--न्यपेधि 
शेषोध्प्यनुवायिवर्गः-- रघु० २४, १९। 

अनुयोक्त्‌ (१०) | अनु+युज्‌+वृच्‌ ] परीक्षक, जिज्ञासु, 
अध्यापक । 


ने 


( "१ 


अमुग्रोषः | अग-- युजून घडन ] 1 प्रइन, पृच्छा, परीक्षा | 


2 निदा, झिडकी 3 याचना 4 प्रयास 5 धामिक चिन्तन 
दीका-टिप्पण । सम०--हछूत्‌ (पु०) 1 प्रश्नकर्ता 2 
अध्यापक, अध्यात्म गुरु । 

अनुयोजनस्‌ | अतु--यजून ल्युट्‌ ] प्रश्‍न, पृच्छा । 

अनुयोज्यः | अनु--युज्‌न-फ्यत्‌ | सेवक । 

अनुरक्त (वि०) | अनु-+-रंज्‌+क्त ] 1 लाल किया हुआ, 
रंगीन 2 प्रसन्न, संतुष्ट, निष्ठावान्‌ । 

बनुरक्तिः (स्त्री०) [ अनु+-रंज्‌--क्तिनू ] प्रेम, आसक्ति, 
अनुराभ, स्नेह । 

अनुरंजक (वि०) | अनु रंज+प्वुल्‌ ] प्रसन्न करने 
वाला, सन्तुष्ट करने वाला । 

अनुरंजनस्‌ य अमुञ-रंन्‌ +ल्युट्‌ ] संराघन, सन्तुष्ट करना, 
सुख देना, प्रसन्त करना, सन्तुष्ट रखना । 

अनुरणनम्‌ [ अनु- रण्‌+-ल्युङ्‌ ] 1 अनुरूप लगना, नृपुर 
या घृधरुओं की आवाज सें उत्पन्न अनवरत प्रति- 
ध्वनि, 2 'व्यंजना' नामक सब्द शक्ति, तु०, वास्त- 
बिक कथन से व्यंजित होने बाला अर्थ व्यंग्य-क्रम- 
लक्ष्मत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यंग्य:--सा०? द०४ । 

अनुरतिः (स्त्री) [ अनु--रम्‌- क्तिन्‌ ] प्रेम, आसक्ति । 

अनुरथ्या | प्रा० स० | पगडंडी, उपमागे । 

अनुरसः,--सितम्‌ [ प्रा स० | गूंज, प्रतिध्वनि । 

अनुरहस (वि०) | प्रा स० ] गुप्त, एकान्तप्रिय, निजी, 
--सं (क्रिश वि०) एकान्त में । 

अनुरागः | अनुञ-रंज्‌न-घञ ] 1 लालिमा 2 भक्ति, 
आसनित, निष्ठा, (विप० अपरागः) प्रेम, स्नेह (अधि० 
के साथ या समास में) कंटकितेन प्रथयति मय्यनुरागं 
कपोलेन---श० ३।१५, रघु० ३।१०, इंगित संकेत 
या प्रेम को प्रकट करने वाला एक बाह्यसंकेत । 

अनुरागिन्‌ } (वि०)[अनुराग-+- णिनि, मतुप्‌ वा] आसक्त, 

अनुरागवत्‌ ) प्रेम से उत्तेजित । 

भनुरात्रम्‌ | क्रि० ति०] {अव्य० स०] रात में, हर रात, 
प्रति रात्रि । 

अनुराधा [ प्रा० स० ] २७ नक्षत्रों में से सतरहवाँ नक्षत्र, 
यह चार नक्षत्रों का समूह है । 

अनुरूप (वि) [प्रा० स०| 1 सदृश, मिलता-जुळता, 
तदनुरूप, योग्य, अनुरूप वरम्‌--श० १, 2 उपयुक्त 
या योग्य, अनकूल, ( संब० के साथ या समास 
मे) ---भव पितुरनुरूपस्त्वं गृणै्लोककांतेः--विक्रम० 
५४२१) 

अनुरूपम्‌,-पंत: ) (क्रिश वि०) समनुरूपता या अभिमति- 

+पैण,-पहः ) पूर्वक । 

अनुरोधः--धनम्‌ [अनु +-रुघु-- घडा, ल्युट्‌ वा] 1 विनय, 
आराधना, इन्छापूति करना 2 समरूपता, आज्ञापालन, 
लिहाज, विचार--धर्मानुरोघात्‌--कः० १६०, १८०, 

६ 


) 


१९२; 3 आग्रहपूर्वक प्रार्थना, याचना, निवेदन 4 
नियम का पालन । 

अनुरोधिन्‌-धक (वि०) [अनुरोध+णिति, अनिरुध्‌-- 
ण्वुल्‌ | विनयी । 

अनुलापः [अनु+- लप्‌ घञ्‌] आवृत्ति, पुनरुक्ति । 

अतुलासः,--स्यः [अनुलूस्‌+- घञा यत्‌ वा] मोर। 

अनुलेपः -- लेपनम्‌ [अनु + लिप्‌-+- घञ्न, ल्युट्‌ वा] 1 अभि- 
पेक, तेलमर्दन 2. सुगंधित रेप, उबटन--खुरभिकुसुम- 
धूपानुलेपनाति--का० ३२४ 

अनुलोम (वि०) [प्रा० स०] 1 'वालों से--ऊपरसे नीचे 
की ओर आने वाला--नियमित, स्वाभाविक क्रमा- 
नुसार (विप० प्रतिलोम), (अतः) अनुकूल-- "कुष्टं 
क्षेत्र प्रतिलोमं कर्षति-सिद्धा०, नियमित 'दिशा में 
हल चलाया हुआ; 2 मिश्रित (जैसे कि जाति) --मभ्‌ 
(क्रिश वि०) स्वाभाविक या नियमित क्रम में --माः 
(व० व०) मिश्रित जातिग्रां। सम०--अर्थ(वि०) 
पक्ष में बोलने वाला,---जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाचः 
कृतिनां” गिरः--शि० २।२५,--ज,-जन्मन्‌ (वि०) 
ठीक क्रम में उत्पन्न, उच्चवणे के पिता तथा नीचवणे 
की माता से उत्पन्न सम्तान, मिश्रित जाति का । 

अनुल्वण (वि०) [न० त०] 1 अधिक नहीं, न कमन 
अधिक 2 स्पष्ट या साफ नहीं । 

अनुवंशः [प्रा० स०] वंशतालिका । 

अनुवक्र (वि०) [प्रा० स०] अत्यंत टेढ़ा, कुछ टेढ़ा या 
तिरछा । 

अनुवचनम्‌ [ अनु--वच्‌ +ल्युट्‌ ] आवृत्ति, सस्वर पाठ, 
अध्यापन । 

अनुवत्सरः [प्रा० स०] वर्ष । 

अनुवर्तनम्‌ [ अनुवृत्‌ +ल्युट्‌] 1 अनुगमन (आलं० 
भी), अनुवतिता, आज्ञाकारिता, अनुरूपता 2 प्रसन्न 
करना, अनुग्रह करना 3 स्वीकृति 4 फल, परिणाम 
5 पूवेसूत्र से प्रतिकरना । 

अनुर्वातन्‌ ( वि० ) [ अनु+-वृत्‌- णिनि] 1 अनुगामी, 
आज्ञाकारी 2 अनुरूप (कर्म के साथ या समास में) 1 

अनुबज्ञ (वि०) [प्राश स०] दूसरे की इच्छा के अघीन, 
आजाकारी-- शाः अधीनता. आज्ञाकारिता । 

अनुवाकः | अनु 4-वच्‌ त घञा] 1 आवृत्ति करना 2 वेद 
के उपभाग, अनुभाग, अध्याय । 

अनुवाचनम्‌ [अनुः बच्‌--णिच्‌ 4-स्युट्‌] 1 सस्वर पाठ 
कराना, अध्यापन, शिक्षण 2 स्वयं पाठ करना, दे० 
वख्‌' अनु के साथ । 

अनुवातः {प्रा० .स०] वह दिशा जिस ओर की हवा हो । 

अनुवादः | अनु--वदु+घछा ] 1 सामान्य रूप से 
आवृत्ति 2 व्याख्या, उदाहरण, या समर्थन की दृष्टि से 
आवृत्ति 3 व्याख्यात्मक आवृत्ति या पूर्वकथित बात का 


( ४२ 


उल्लेख, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों का वह भाग जिसमें 
पुर्वोक्त निदेश या विधि की व्याख्या, चित्रण या उसके 
टीका-टिप्पण निहित हैं और जो स्वयं कोई विधि या 
निदेश नहीं हे 4 समर्थन 5 विवरण, अफवाह । 

अनुवादक, बाविन्‌ (वि०) [अनु+वदु--ण्वुल ~ णिनि वा] 
३ व्याख्यापरक 2 समरूप, समस्वर । 

अनुवाद्य (वि) [अनु+वद्‌+-णिच्‌+-यत्‌] 1 व्याख्येय, 
उदाहरणसापेक्ष 2 ( व्या० ) वाक्य में किसी उक्ति 
का कर्ता, 'विधेय' का विपरीतार्थक जो कि कर्ता के 
विषय में कुछ विधि या निषेध करता है, वाक्य में 
पहले से ज्ञात अनुवाद्य या कर्ता की पुनरुक्ति विधेय 
के साथ संबंध जतलाने के लिए की जाती है, अतः 
उसे. वाक्य में पहले रक्खा जाता है-अनुवाद्य- 
मनुक्त्वैव विधेयमुदीरयेत्‌ । 

अनुवारम्‌ (अव्य०), समय समय पर, बार बार, फिर 
दोबारा । 


अनुवासः--सनम्‌ [अनु +- वास्‌+- घञा ल्युट्‌ वा] 1 सामा- 
न्यतः घूप आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित करना 2 
कपड़ों के किनारे डुबोकर सुगंधित बनाना 3 (नन: 
भी) पिचकारी, तेल का एनिमा करना, या स्निग्ध 
बनाना । 

अनुवासित (वि०) [अनु+दास्‌~- क्त] धूपित, धूनी दिया 
हुआ, सुगंधित किया हुआ । 

अनुबित्तिः (वि०) [अनु विद्‌+- क्तिन्‌] निष्कर्ष, प्राप्ति । 

अनुविद्ध (वि०) [ अनु+व्यघ्‌+वत ] 1 छिदा हुआ, 
सूराख किया हुआ, 88५30 “४२३ त्नादिसाधारण्येन 
काव्यता--सा० द० 2 ऊपर हुआ, अन्तर्जेटित, 
पूर्ण, व्याप्त, मिश्रित, मिलावट वाला, अन्तमिश्रित-- 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यमू--श० १।२०, 3 
संयुक्त, संबद्ध 4 स्थापित, जड़ा हुआ, चित्रित--रत्ना- 
नुविद्धार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्या:-- 
रघु० ६।६३। 

अनुविधानम्‌ [ अनु+- विञ-घा+- ल्युट्‌ ] 1 आज्ञाकारिता 2 
आदेशादि के अनुरूप कार्य करना । 

अनविघायिन्‌ {वि०)[अनु+-वि+- घा णिनि आज्ञाकारी, 
विनीत । 


अनुविनाशः [अनु-+-वि~- नश्‌ +- घञ्ञ्‌ ] बाद में नष्ट होना । 

अनुविष्टंभः [ अनु-- वि + स्तंभ्‌ + घञ्न] फलस्वरूप बाधा 
का होना । 

अनुवृत्त (वि०) [ अनु4-वृत्‌+क्त | 1 
अनुगामी 2 अबाघ, निरन्तर । 

अनुवृत्तिः (स्त्री०) [ अनु + वृत्‌-क्तिन्‌ ] 1 स्वीकृति 2 
आज्ञाकारिता, अनुड्पता, अनुगामिता, नैरन्तर्यं 3 
अनुकूल या उपयुक्त कार्य करना, आज्ञापालन, मौन 
सहमति, सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना-कांता” चातुर्य- 


आज्ञाकारी, 


) 


मपि शिक्षितं वत्सेन--उत्त० ३, मा० ९, 4 (व्या०) 
आगामी नियम में पिछले नियम की पुनरुक्ति या पूर्ति, 
पिछले नियम का आगामी नियम पर निरन्तर प्रभाव 
5 पुन रुक्ति--वर्णानामनुवृत्ति रनुप्रासः । 

अनुवेधः =-तु० अनुव्याघ: । 

अनुवेलम्‌ [ अव्य० ] [ प्रा० स० ] कभी-कभी, बारंबार, 

इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादृतः --रघु० ३५ । 

अनुवेशः--शनम्‌ | अनु-+ विश्‌ +- घञ्न, ल्युट्‌ वा | 1 अनु- 
गमन, बाद मं दाखिल होना; 2 बड़े भाई के विवाह 
से पहले छोटे भाई का विवाह । 

अनुष्यंजनम्‌ [ अनु--वि--अंजू--ल्युट्‌ ] गौण लक्षण या 
चिन्ह । 

अनुव्यवसायः [ अनु 4-वि+अवञ-सैञ- घञ्‌ ] (न्या० में) 
प्रत्यक्ष का बोध या चेतना; (वेदा० में) मनोभाव 
या निर्णय का प्रत्यक्षीकरण । 

अनुव्याधः--वैधः [ अनु+- व्यघ्‌ +- घञा; विघ्‌-+- व्य वा] 
1 चोट पहुँचाना, छेदना, सूराख करना--न हि कीटानु- 
वेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः --सा० द° 
१, 2 संपर्क, मेल मुखामोदं मदिरया कृतानुव्याघ- 
मुद्रमन्‌--शि० २।२०, 3 मिश्रण 4 बाधा डालना । 

अनुस्याहरणम्‌,-व्याहारः [ अनुव्या+- हू + ल्युट्‌, घञा वा ] 
1 पुनरुक्ति, बारंबार कथन 2 अभिशाप, कोसना । 

अनुव्रजनम्‌-ब्रज्या [ अनुव्रज्‌ +ल्युट्‌, क्यप्‌ वा ] अनुसरण, 
अनुगमन, विशेषतया बिदा होतां हुआ अभ्यागत । 

अनुव्रत (वि०) [ प्रा० स० ] भक्त, निष्ठावान्‌, संलम्म 
(कर्मे ० या संब० के साथ) । 

अनुशतिक (वि०) [ अनु+शत+-ठन्‌ ] सौ के साथ या 
सौ में मोल लिया हुआ । 

अनुशयः [ अनु +शी +अच्‌ ] 1 पश्चात्ताप, मनस्ताप, खेद, 
रंज,- नन्वनुशयस्थानमेतत्‌--मा० ८,-इतो गतस्मानु- 
शयो मा भूदिति--विक्रम० ४, शि० २।१४; 2 अति 
वैर या क्रोघ,--शिशुपालोऽनुशयं परं गत:-क्षि० १६। 
२; -यस्मिन्नमुक्तानुशया सदैव जागति भुजंगी--मा० 
६।१; 3 घृणा 4 गहरा संबन्ध, जैसा कि कमागत, 
(किसी पदार्थ से) गहन आसक्ति 5 (बेदा० में) 
दुष्कमों का परिणाम या फल जो कि उनके साथ 
संयुक्त रहता हे और पुनर्जन्म से अस्थायी मुक्ति का 
उपभोग कराके फिर जीव को शरीरों में प्रविष्ट करता 
हैं; 6 क्रय के मामलों में खेद जिसे पारिभाषिक रूप 
में 'उत्सादन' कहते हैँ दे० क्रीतानुशय । 

अनुशयान (कि?) [अनु शी} शानच्‌ ] खेद प्रकट 
करता हुआ, --ना नायिका का एक भेद, यह नायिका 
अपने प्रेमी के वियोग का खयाल करके उदास और 
खिन्न रहती हूँ । 

अनुशयिन्‌ (वि०) [ अनुशय--णिनि ] 1 अनुरक्त, भक्त, 


( २३ 


श्रद्धालु 2 पश्चात्ताप करने वाला, पछताने वाला 3 
अत्यधिक घुणा करने वाला 4 मानों किसी फल के 
कारण संबद्ध । 
अनुझरः [ अनु- शु अच ] भूत प्रेत, राक्षस । 
अनुशासक,-शासिन्‌ | (वि०) | अन्‌ + शास्‌ + ण्वुल, णिनि 
शास्त,-शासित्‌ } तच्‌ वा ] निदेशक, शिक्षक, शासन 
करने वाला, दंड देने वाला--कवि 
पुराणमनुशासितारम्‌--भग० ८।९, 
शासन कर्ता,-एष चोरानुशासी राजेति 
भयादुत्पतित:--विक्रम ० ४ । 
अनुझासनम्‌ [अनु + शास्‌ +ल्युट्‌] आदेश, प्रोत्साहन, शिक्षण 
नियमो. विधियों का बनाना--भवत्यविक्षेप इवानु- 
शासनम्‌ --किं० १।२८; आदेश या शिक्षा के शब्द; 
-—तन्मनोरनुशासनम्‌ --मनु० ८1१३९; नार्मालिगं ˆ 
संज्ञाओं के लिंग संबंधी नियमों का निर्धारण तथा 
व्याख्या---शब्दानुशासनम्‌--सिद्धा० । 
अनुशिक्षिन्‌ [अनुशिक्ष्‌+णिनि] क्रियाशील, सीखने वाला । 
अनुशिष्टि: (स्त्री °} [अनुशास्‌-+- क्तिन्‌] शिक्षण, अध्यापन, 
आदेश, आज्ञा । 
अशुशोलनम्‌ [अनु+शील्‌ +ल्युट्‌] अभिप्रेत तथा श्रमपूर्ण 
प्रयोग, सतत प्रयत्न या अभ्यास, सतत या बारंबार 
अम्यास या अध्ययन । 
अनुश्लोकः,-- शोचनम्‌ [ अनु +-शुच्‌-†- घड, ल्युट्‌ वा] रंज, 
पश्चात्ताप, खेंद, इसी अर्थ में अनुशु (शो) चितम्‌ । 
अनुश्रबः [ अनु +श्रु+- अच्‌ ] वैदिक परंपरा । 
अनुषक्त (वि०) [ अनु+-षंज्‌ +क्त ] 1 संबद्ध 2 संलग्न 
या संसक्त । 
अनुषंगः [ अनुञ-षंज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1 गहन लगाव, संबंध, सं- 
योग, साहचर्ये, 2 मेल 3 शब्दों का पारस्परिक संबंध 
4 आवश्यक परिणाम 5 दया, तरस, करुणा । 
अनुषंगिक (वि०) [ अनुषंग--ठ ] अनिवार्य फलस्वरूप, 
सहवर्ती । 
अनुषंगिन्‌ (वि०) अनु+-षंज्‌+-णिनि ] 1 संबद्ध, अनुरक्त, 
संसक्त 2 अनिवाय परिणाम के रूप में आने वाळा, 3 
व्यावहारिक, सामान्य, छा जाने वाला--विभुतानुषंगि 
अयमेति जन:--कि० ६1३५ । 
अनृरंजनीम (वि०) [ अनु+-षंज्‌-अनीय ] (शब्द की 
भांति) पूर्ववाक्य से ग्राह्य । 
अनुषेकः, सेचनम्‌ [ अनु--सिच्‌--घडा, न युट्‌ वा] दोबारा 
पानी देना, फिर से जल छिड़कना । 
अनुष्टुतिः (स्त्रीश) [ अनु+स्तुञ-क्तिन्‌ ] प्रशंसा, सिफा- 
रिश (क्रमानुसार) । 
अनुष्टुभ्‌ (स्त्री) [ अनु--स्तुम्‌--क्बिप्‌ ] 1 प्रशंसा में 
अनुगमन, वाणी 2 सरस्वती 3 बत्तीस अक्षरों का एक 
छंद जिसमें आठ २ अक्षरों के चार २ पाद होते हैं । 


) 


अनुष्ठातू,--ष्ठायिन्‌ (वि०)[ अनु+-स्था--तृच्‌, णिनि वा ] 
कार्य करने वाला, अनुष्ठान करने वाला । 

अनुष्ठानम्‌ [ अन्‌ +-स्था+-ल्युट्‌ | 1 कार्य करना, घमंकृत्य 
करना, कार्य में परिणत करना, कार्यनिष्पादन, आज्ञा- 
पालन, उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌-श० ४; घामिक तप- 
इचर्याओं का प्रयोग 2 आरंभ, उत्तरदायित्व, कार्य में 
व्यस्तता 3 आचरणपद्धति, कार्यपद्धति, 4 घामिक 
संस्कारों या कृत्यों का प्रयोग । 

अनुष्ठापनम्‌ [ अनु +-स्थाञ-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] कार्य कराना । 

अनुष्ण (वि०) [ न० त° ] 1 जो गर्म न हो, ठंडा 2 वीत- 
राग, सुस्त, शिथिल--ष्ण: शीतस्पर्श,--ष्णम्‌ कुमुद, 
नील कमल । 

अनुष्यंवः [ अनु - स्यन्द्‌ ]-घडा, ] पिछला पहिया । 

अनुसंधानम्‌ | अनुसम्‌+धार्नल्युट्‌ ] 1 पृच्छा, गवेषण, 
गहन निरीक्षण या परीक्षण, जांच 2 उद्देश्य 3 योजना, 
क्रमबद्ध करना, तत्पर होना 4 उपयुक्त संयोग । 

अनुसंहित (वि०) [ अनु--सम्‌--घा--क्त ] पूछताछ किया 
गया, जांच पड़ताल किया गया,--तम्‌ (क्रि० वि०) 
संहिता*पाठ में, संहिता-पाठ के अनुसार । 

अनुसमयः [ प्रा० स० ] नियमित और उचित संयोग जैसे 
कि शब्दों का । 


अनुसमापनम्‌ [ अनु--समु--आपू--ल्युट्‌ ] नियमितरूप से 
किसी कार्य की समाप्ति । 

अनुसंबद्ध (वि०) [ अनु--सम्‌--बंध--क्त ] संयुक्त । 

अनुसरः [ अनु--सृ--अच्‌ ] अनुगामी, साथी, अनुचर । 

अनुसरणम्‌ [ अनु+सु + ल्युट्‌ ] 1 अनुगमन, पीछा करना, 
पीछे जाना 2 समनुरूपता । 

अनुसर्वः [ अनु--सुप्‌--अच्‌ ] सर्पसदृश जन्तु, सरीसृप । 

अनुसबनम्‌ (अव्य०) [प्रा० स०] १ यज्ञ के पश्चात्‌ 2 
प्रत्येक यज्ञ में 3 प्रतिक्षण । 

अनुसाम (वि०) [ प्रा० स० ] मनाया हुआ, मित्र सदृश, 
अनुकूल । 

अनुसायम्‌ (अव्य०) [ प्रा० स० ] प्रति सांयकाल । 

अनुसूचनम्‌ | अनु--सूच्‌--ल्युट्‌ | संकेत करना, इशारा 
करना । 

अनुसारः [ अनु+-सृ+-घञा, ] 1 पीछे जाना, अनुगमन 
(आलं० भी), पीछा करना -शब्दानुसारेण अव- 
लोक्य--श० ७; जिघर से आवाज आ रही थी उस 
ओर देखते हुए 2 समनुरूपता, के अनुसार, प्रयोग के 
अनुरूप, 3 प्रथा, रिकाज, रस्म 4 माना हुआ 
अधिकार । 

अनुसारक,- सारिन्‌ (वि०) [ अनु-+-सू+ प्वुल्‌ णिनि वां] 
1 अनुगामी, पीछा करने वाला, पीछे जाने वाला, सेवा 
करने वाला --मृगानुसारिणं पिनाकिनम्‌--श० १॥६; 
कृपणानुसारि च धनमू-पंच० १।२७८; 2 के 


( उ 


अनुकूल या समनुरूप, बाद में आने वाला--यथाशास्त्र 
मनु० ७३१; 3 तलाश करना, ढूंढना, खोजना, जाँच 
करना । 

अनुसारणा [अनु-+सृ+-णिच्‌ +-यच्‌+टाप्‌] पीछे जाना, 
पीछा करता--तस्मात्पलायमानानां कूर्यान्नात्यनुसार- 
णाम्‌ -महा० । 

अनुसूचक (वि०) [ अनु--सूच्‌--ण्वुल्‌ ] संकेत करने वाला, 


गमन, अनुरूप होना, अनुसार होना। 

अमुसैन्यश्‌ [ प्रा० स० ] सेना का पिछला भाग, अनुरक्षक 
सेना । 

अनुस्कंदम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० | क्रमशः प्रविष्ट होकर 
क्रमानुसार अन्दर जाकर - गेहं गेहमनुस्कंदम्‌-सिद्धा० । 

अनुस्तरणम्‌ [ अनु-+-स्तृ--ल्युट्‌ ] चारों ओर बखेरना या 
फैलाना, -- णी गाय, विशेषतया वह गाय जिसका 
बलिदान अंत्येष्टि संस्कार के समय किया जाय! 

अनुस्मरणम्‌ [अनु ¬-स्मृ +ल्युट्‌] 1 फिर से ध्यान में लाना, 
स्मरण करना, 2. बारंबार स्मरण करना । 

अनुस्मृतिः (रत्री) [ अनु~+- स्मृ ञ-क्तिन्‌ | 1 वह स्मृति या 
स्मरण जो प्रिय हो 2. अन्य विषयों को छोड़कर केवल 
एक ही बात का चिन्तन करना: 1 

अनुस्यूत (वि०) | अतुञ- सिव्‌ +क्त-ऊठ्‌ ] 1 नियमित 
तथा निर्बाध रूप से मिला कर बुना हुआ 2 सिला 
हुआ, बंचा हुआ, 3 सुषक्त और सुश्गंखलित । 

अनुस्वानः [ अतुञ-स्वन्‌--घञ्ञ्‌ | 1 अनुरूप शब्द करना 
2 बाद यें शब्द करना, गूंज, दे० 'अनुरणन' । 

अनुस्वारः [अनु स्वृञ-घञ्ञ, ] नासिक्य ध्वनि जो पंक्ति के 
ऊपर एक बिन्दु लगा कर प्रकट की जाती है ओर जो 
सदैब पूर्यवर्ती स्वर से संबद्ध होती है । 

अनुहरणम्‌, ` हारः [ अनु+हृञल्युट्‌, घडा वा ] नकल, 
मिळना-जुळना, समानता । 

अनुकः,-कम्‌ [ अगु+-उच्‌+-क. कुत्वम्‌ नि० ] 1 कुल, वंश 
2 मनोभृत्ति, स्वभाव, चरित्र, वंश की विशेषता । 

अनूचान (वि०)या = नः [ अनु+वच्‌--कान नि० ] 1 
अध्यवनकील, विद्वान्‌ विशेषतया वेद, वेदांगों में ऐसा 
पारंगत विद्वान ओ उन्हें सुना सके और पढ़ा सके, -- 
एडमुचुरनूचाना:--कु० ६।१५; 2 सुशील । 

अनू (4०) [ न० त० ] 1 न ले जाया गया, 2 अवि- 
वाहित, - ढा अविवाहित स्त्री । सम० --मान (वि०) 
खऽजालु,-- गमनम्‌ (“ढा”) कुमारी कन्या से संभोग, 
---भ्राता (पुं) (ढा?) 1 अविवाहित स्त्री का भाई 
2 राजा की उपपत्नी का भाई । 

अनूदकम्‌ | उदकस्य अभावः न॑ऽ त० ] जल का अभाव, 
सूखा पडना । 


) 


अनूद्देशः [ अनु+-उत्‌ +- दिश्‌ +-घञ्ग्‌ ] 'सापेक्ष क्रम' एक 
अलंकार का नाम जिसमें कि येथा क्रम पूर्ववर्ती शब्दोंका 
उल्लेख होता हे; --यथासंख्यमनूद्देश उद्दिष्टामां क्रमेण 
यत्‌--सा० द० ७३२। 

अनून (वि०) { न० त० ] 1 जो घटिया न हो, कम न हो, 
अभाव वाला. न हो--वृन्दावने चैत्ररथानूने--रभु० 
६।५०--गुणैरनूनां--रघु० ६1३७; 2 पूर्ण, समस्त, 
सकल, बड़ा, महान्‌ शि० ४११ । 

अनूप (वि०) [ अनुगताः आपः यस्मिन्‌-अनु+-अप्‌+- 
अच्‌--ऊदनोदेशे इति ऊ ] जलीय, जलबहुल अथवा 
दलदल वाला प्रदेश--पः, पम्‌ 1 जलबहुल स्थान या 
देश 2 एक देश का नाम (-पाः ब० व०)--रघु ० 
६।३७; 3 दलदल, कीचड़ 4 पानी का तालाब 5 नदी 
का किनारा, पर्वत का पहलू 6 भैंस 7 मेंढक 8 एक 
प्रकार का तीतर 9 हाथी । सम०--जम्‌ आद्रे, अदरक, 
--प्राय (वि०) दलदल वाला, कीचड़ से भरा हुआ । 

अनूयाज, अनूराधा =-अनुयाज, अनुराघा । 

अनूरु (वि०) [ न० ब० ] जिसके जंघा न हो, _-कः सूर्य का 
सारथि अरुण (जिसका जंघारहित होने का वर्णन 
पाया जाता है) उषा, दे० अरुण । सम०--सारथि 
सूयं (अनूरु जिसका सारथि हे ); --गतं तिरश्चीन- 
मनूरुसारथे:--शि० १।२। 

अनूजित (वि०) [ न ऊजित:--न० त० ] 1 अशक्त, 
दुर्बल, शक्तिहीन 2 दर्परहित । 

अनूषर (त्रिश) [न ऊषरः-न० त०] 1. रेहीला, बंजर जैसी 
(भूमि)दे० उत्तम और अनुत्तम 2 जिसमें रेह न हो । 

अनूच्‌-च (वि०) [ न० ब० | 1 बिना ऋचा का 2 जो 
ऋग्वेद का ज्ञाता न हो, या ऋग्वेद का अध्येता न हो, 
यज्ञोपवीत न होने के कारण जिसे वेदाध्ययन का अधि- 
कार न हो--अनृचो माणबकः-- मुग्ध० । 

अनुज (वि०) [ न° त० ] जो सरल न हो, कुटिल 
(आल), अयोग्य, दुष्ट, बेईमान । 

अनूणं (वि०) [ न० ब० ] जो कर्जदार न हो--एनामतृणां 
करोमि--श० १; -प्राणेर्देशरथप्रीतेरनृणं (गृघ्ं) -- 
रघु० १२।५४; प्रत्येक द्विज को तीन ऋणों से उऋण 
होना पड़ता है-ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण । 
जो व्यक्ति वेदाध्ययन करके यज्ञ में देवताओं का आका- 
हन करता है, और फिर गृहस्थाश्रम में रह कर पुत्र प्राप्त 
करता है वही 'अनृण' कहलाता हे दे० रघु०८।२० । 

अनुणिन्‌ (वि०) [ न० त° ]=अनृण । 

अनृत (वि०) [ न०त०] 1 जो सत्य न हो, मिथ्या 
(शब्द) प्रियं च नानृतं ब्रूयात्‌-मनु० ४१३८, 
--तम्‌ असत्यता, झूठ बोलना, धोखा, जालसाजी 2 
कृषि ( विप० 'सत्य' ) मनु० ४५, । सम०--वदनम्‌, 
---भाषणम्‌,--आल्यानम झूठ कहना, मिथ्या भाषण, 


(४५ 


वादिन्‌,--वाच्‌ (वि०) झूठ बोलने वाला,--ब्रत (वि०) 
अपने वचन या प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला । 

अनृतुः [ न० त० ] अनुपयुक्त ऋतु, अनुचित समय, अस- 
मय । सम०--कन्या वह कन्या जो अभी रजस्वला न 
हुई हो । 

अनेक (वि०) [न० त०] 1 जो एक न हो, एक से अधिक, 
बहुत से, -अनेकपितुकाणां तु पितृतो भागकल्पना-- 
या० २१२०; कि० १।१६; कई, कई एक 2 अलग- 
अलग, भिन्न भिन्त । सम०--अक्षर,--अच्‌ ( वि० ) 
एक से अधिक अक्षर या स्वर वाला, नाना अक्षर 
सहित,--अंत (वि०) 1 अनिश्चित, संदिग्ध--अस्थिर- 
स्यादित्यव्ययमनेकातयाचकम्‌ 2--तु० अनेकांतिक 
(--तः) 1 अनिश्चित अवस्था, स्थायित्व का अभाव 
2 अनिश्चितता, अनावश्यक अंश, जैसे कि कई 'अनुबंध' 
“बाद: संशयवाद, स्याद्वाद, “बादिन्‌ (१०) स्याद्वादी, 
जैनियों के स्याद्वाद को मानने वाला,--अर्थ (वि०) 
1 एक से अधिक अर्थ वाला, समनाम जैसे कि गो, 
अमृत, अक्ष आदि -- अनेकार्थस्य शब्दस्य-काव्य ० २; 
2 अनेक' शब्द के अर्थ वाला 2 बहुत से प्रयोजन 
या उद्देश्य रखने वाला (--थंः) पदार्थो का 
बाहुल्य, विषयों की विविधता, -- आधय,--आरश्रित 
(वि०) (वैशे०) एक से अधिक स्थानों (जैसा कि 
'संयोग' या 'सामान्य') पर रहने वाळा, गुण (वि०) 


बहुत प्रकार का, विविध प्रकार का, विभिन्न भेदों ! 


का,--गोत्र (वि०)दो कुलों से संबंध रखने वाला, एक 


तो अपने कुल से (जब तक कि मोदन लिया गया | 


हो), तथा गोद लिये जाने पर गोद लेने वाळे पिता के 
कुल से,--चित्त (वि०) चंचलमना,---ब (वि) एक से 
अधिकवार उत्पन्त, --नः पक्षी, पः हाथी तु० 
“हिप? से, वन्येतरानेकपदर्शनेन--रघु० ५।४७; शि० 
५।३५, १२।७५; --मुख (वि०) [ स्त्री०--खी | 


(त्रिश) 1 बहुत मुंह बाला 2 तितर बितर, बहुत सी | 


दिशाओं में फैलने बाळा--(बलानि) जगाहिरेऽनेक- 
मुखानि मार्गानू-भट्रि> २।५४; युद्धविजयिन्‌, -- 
विजयिन्‌ (वि०) बहुत से मुद्दों का विजेता, --रूप 
(वि०) 1 नाना रूपों का, बहुत रूपों वाला, 2 नाना 
प्रकार का 3 चंचल, परिवर्तनीय विविध स्वभाव वाला 
>-वेश्यांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा पंच० १।४२५; 
~ लोचनः शिवजी, इन्द्र,-वचनम्‌ बहुवचन, द्विव चन, 
--बर्ण (वि०) एक से अधिक राशियों वाला --विध 
(वि०) विविध, विभिन्न,--शफ (वि०) फटे हुए खुरों 
वाला, --साधारण (वि०) बहुतों के लिए सामान्य । 

अनेकधा (अव्य०) [ नञ्ञ्‌ +एक+-घा ] विविध रीति से, 
नाना प्रकार से; --जमत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकघा-भग० 
११।१३। 


) 


अनेकशः (अव्य०) 1 कई बार, बारंबार---अनेकशो 
निजितराजकस्त्वम्‌ -भट्टि २1५२; 2 विविध रीति 
से, 3 बडी संख्या में या बहे परिमाण में--पुत्रा भनेक- 
शो मृता दाराश्च हि० १। 

अनेडः [ न एड:--न० त° } मूर्ख पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, 
मूढ़ सम० --मूक (वि०) गूंगा और बह्रा 'मूकता- 
द्यश्च यतु दोषेरसम्मत्तान्‌--का० ७ 2 अंघा 3 बेईमान 
दुष्ट, दुःशील । | 

अनेनस्‌ (वि०) [ त० ब० ] निष्पाप, कळङ्कुरहित । 

अनेहस्‌ (पु०) [ न हन्यते--हन्‌--असि धातोःएहादेशः-- 
नञ्‌ +एह- अस्‌ ] (हा-हसौ आदि) समय, काल । 

अनेकांत (वि०) [ न० त० ] परिवत्यं, अनिश्चित, अस्थिर, 
सामयिक । 

अनेकांतिक (वि०) [ नञ्ग्‌+-एकांत+-ठक्‌--न° त० ] 
(स्त्री-की) 1 अस्थिर, जो बहुत आवश्यक न हो 
2 (तकं० में) हेत्वाभास के मुख्य पाँच भागों में से 
एक, अन्यथा यह 'सव्यभिचार' कहलाता है, और तीन 
प्रकार का हैः-- (क) 'साधारण' जहाँ कि हेतु दोनों 
ओर--स्वपक्ष, तथा विपक्ष में-पाया जाय, फलतः तर्क 
अतिसामान्य हो जाय, (ख) 'असाघारण' जहाँ हेतु केवल 
पक्ष में ही पाये जागें फलतः तर्क अतिसामान्य न हो, 
(ग) 'अनुपसंहारी' जहाँ पक्ष में प्रत्येक ज्ञात बात तो 
सम्मिलित है, परन्तु तरको की अभी समाप्ति नहीं 
हुई है । 

अनेक्यम्‌ [ न० त० ] 1 एकता का अभाव, बहुवचनता 2 
एकत्व की कमो, अव्यवस्था 3 अश्चान्ति, अराजकता । 

अनंतिहाम्‌ [ न० त° ] परंपरागत प्रामाणिकता का अभाव, 
या जहां इस प्रकार की स्वीकृति अपेक्षित हे । 

अनो (अव्य०) [ 1० त० ] नहीं, न । 

अनोकशायिन्‌ (पुं०-यी) [त०त०] घर में न सोने 
वाला, भिक्षुक । 

अनोकहः [ अनसः शकटस्य अकं गति हुन्ति-हन्‌-+ ड ] वृक्ष, 
--अनोकहा कम्पितपुष्पगंधी-रघु० २।१३, ५।६९ । 

अनौचित्यम्‌ | नडा --उचित--व्यञ्ग्‌ ] अनुपयुक्तता, 
अनुचितता-अनौचित्यादूते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्‌-- 
का० ७। 

अनौजस्यम्‌ [ नडा +-ओजस्‌--ष्यरा, | शक्ति सामर्थ्यं या 
बल का अभाव; सा० द०-_दोयेत्याद्यैरगोजस्यं दैन्यं 
मलिनतादिकृत्‌ । 

अनौद्धत्यम्‌ [नञा +- उद्धत-ष्यञ्‌] 1 अहंकार से मुक्ति, 
शालीनता, विनय; 2 शान्ति, - नदीरनौद्धत्यमप कुता 
महीं--कि० ४।२२। 

अनौरस (वि०) [ न० त° ] जो भौरस --अर्थात्‌ विवाहिता 
पत्नी से उत्पन्न न हो, अपना भी त हो, (पुत्र के 
रूप में) गोद लिया हुआ । 


( 


अंत (वि०) [ अम्‌ +तन्‌ ] 1 निकट 2 अन्तिम 3 सुन्दर, 
मनोहर, --मेघ० २३, शि० ४४० (इसका सामान्य 
ये--“सोमा' या 'छोर' हे, यद्यपि 'शब्दाणंव' का 
उद्धरण देते हुए मल्लिनाथ इसका अर्थ 'रम्य' करते 
है) 4 नीचतम, निकृष्टतम 5 सबसे छोटा, --सः 
(कुछ अर्थो में नपुं) 1 (वि०) छोर, मर्यादा, (देश- 
काल की दृष्टि से) सीमा, चरम सीमा, अन्तिम बिन्दु 
या पराकाष्ठा,--स सागरांतां पृथिवीं प्रशास्ति हि० 
४।५०,-दिगंते श्रूयंते -भामि० १।२; 2 छोर, सरहद, 
किनारा. परिसर, सामान्य रूप से स्थान या भूमि, 
यत्र रम्यो वनांतः, उत्त? २।२५,-ओदकांतात्‌ स्निग्धो 
जनोऽनुगंतव्यः-श ० ४, रघु ० २।५८; 3 बुनी हुई किनारी 
का पल्ला--बस्त्रः, पट; 4 सामीप्य, सन्निकटता, 
पड़ौस, विद्यमानता--गंगा प्रपातांतविरूढसाष्पं (गहु- 
रम्‌) रघु० २1३६, पुंसो यमांतं ब्रजत:--पंच० २।११५; 
5 समाप्ति, उपसंहार, अवसान, सेकांते~-रघु ० १।५१, 
दिनांते निहितम्‌ --रघु० ४।१, 6 मृत्यु, नाश, जीवन 
का अन्त, --राका भवेत्स्वस्तिमती त्वदंते-रघु ० २।४८, 
अद्य कांतः कृतांतो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति-उद्भट 
7 (व्या० में) शब्द का अन्तिम अक्षर 8 समास में 
अंतिम शब्द 9 (प्रश्‍न का) निश्चय, निर्णीत या अंतिम 
निइचय-उभयो रमि दृष्टोंऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः भग ० 
२।१६; 10 अंतिम अंश, अवशेष--यथा निशांत, वेदांत 
11 प्रकृति, दशा, प्रकार, जाति 12 वृत्ति, तत्त्व शुद्धांतः। 
सम०--अवशायिन्‌ (पु०) चांडाल, --अवसायिन्‌ 
(पुं) 1 नाई 2 चांडाल, नीच जाति का, --कर, 
करण, --कारिन्‌ (वि०) घातक, मारक, संहारक, 
--कर्मेन्‌ (नपुं०) मृत्यु, क्लः, --वेला मृत्यु का 
समय,--कृत्‌ (पुं० ) मृत्यु,-ग (वि०) किनारे तक जाने 
वाला, पूरी तरह से जानकार या परिचित, (समास में) 
--गति, गामिन्‌ (वि०) नाश होने वाला, --गम- 
नम्‌ 1 समाप्त करना, पूरा करना 2 मृत्यु, दीपकम्‌ 
सा० शा० में एक अलंकार, --पाल: 1 सीमा की 
रक्षा करने वाला, 2 द्वारपाल - लीन (वि०) गुप्त 
छिपा हुआ, --लोपः शब्द के अंतिम अक्षर को निकाल 
देत!,--वासिन (ते) (वि०) सीमान्त प्रदेश के निकट 
रहने वाला, निकट ही रहने वाला, (-पुं+) विद्यार्थी 
(जो शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त सदैव गुरु के निकट 
रहता है), चांडाल (जो गाँव के किनारे रहता है) 
“वैला--तु० “काल:--डाय्या 1 भूमिशय्या 2 अंतिम 
शय्या, मृत्यृशय्या 3 कब्रिस्तान या इमशान भूमि 
--सत्किया अन्त्येष्टि संस्कार,-सद्‌ (पुं०) विद्यार्थी 
तमुपासते गुरुमिवांतसद:--कि० ६1२४ | 
अन्तक (वि०) [ अन्तयति -अस्तं करोति--पण्वुल ] मारने 
वाला, नाश करने वाला, घातक--रघु० ११२१, 


४६ 


) 


कः 1 मृत्यु 2 साकार मृत्यु, संहारक, यम, मृत्यु का 
देवता,-ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुम्‌ 
रघु २।६२ । 

अंततः (अव्य) [ अन्त ञ-तसिल्‌ ] 1 किनारे से 2 आखिर 
कार, अन्त में, अंततोगत्वा, निदान 3 अंशतः, कुछ 4 
भीतर, अन्दर 5 अघम रीति से ('अंत' के सभी अर्थ 
'अंततः' में समा जाते हैं) 

अन्ते (अव्य०) [ अन्त का अधि०, क्रि० वि० में प्रयोग | 
1 अन्त में, आखिरकार 2 भीतर 3 (की) उपस्थिति 
में, निकट, पास ही । सम० --वास: 1 पड़ोसी, साथी, 
2 छात्र - शि० ३।५५, वेणी० ३।६ --वासिन्‌ = 
तु० अंतवासिन्‌ । 

अंतर्‌ (अव्य०) [ अम्‌--अरन्‌ तुडागमश्च ] 1 [ क्रियाओं 
के साथ उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता हैँ तथा संबंध 
बोधक अव्यय समझा जाता हे] (क) बीच में, के 
मध्य, में, के अन्दर हन्‌, था, गम्‌, भू, इ, “ली 
आदि (ख) के नीचे 2 (क्रि० वि० प्रयोग) (क) 
के मध्य, के बीच, के दरम्यान, के अन्दर, मध्य में या 
अंदर, भीतर (विप० बहिः)--अदह्यतांतः रघु ० २।३२, 
अन्तर्यश्च मुग्यते--विक्रम० १।१; आंतरिक रूप से, 
मन में (ख) ग्रहण करके या पकड़कर--अंतहंत्वा 
गतः (हतं परिगृह्य) 3 (वियुक्त होने योग्य सम्बन्ध- 
बोधक केरूप में) (क) में, के मध्य, बीच में, के 
अन्दर (अधि० के साथ )--निवसन्नंतर्दारुणि लघ्यो 
वह्निः--पंच० १।३१; अप्स्वंतरमृतमंप्सु--ऋग्‌ १।२३ 
(ख) के मध्य (कर्म० के साथ) वेद०-हिरण्मय्योह 
कुझ्योरंतरवहित आस--शत० (ग) में, के अन्दर, 
भीतर, बीच में (संबं० के साथ) प्रतिबल जलघेरंत- 
रीर्वायमाणे --वेणी० ३।५, अंतः कंचुकिकंचुकस्य -- 
रत्न० २1३; लघुवृत्तितया भिदां गतं बहिरंतश्च नृपस्य 
मंडलम्‌--कि० २।५३; 4 समस्त शब्दो में यदि प्रथम 
पद के रूप में प्रयुक्त किया जाय तो बहुधा निम्नांकित 
अर्थ होते हैं:--आंतरिक रूप से, के अन्दर, भीतर, 
भीतर रह कर, भरा हुआ, अन्दर की ओर, आंतरिक 
गुप्त, तत्पुरुष तथा बहुब्रीहि समास के क्रियाविशेष- 
णात्मक रूप बनाने वाला(नोट --समस्त पदों में 'अन्तर' 
का र्‌ वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा शा, ष्‌, स्‌ से 
पूर्व विसर्ग का रूप धारण कर लेता हूँ जैसे अन्तःकरण, 
अन्तःस्थ आदि) । सम० --अग्निः आन्तरिक आग, 
वह अग्नि जो पाचन शक्ति को उत्तेजित करे, --अंग 
(वि०) 1 अंदर की ओर, आन्तरिक, अन्तर्गत (अपा ० 
के साथ), त्रयमंतरंगं पूर्वेम्यः-पातंजल० 2 शब्द के 
मूलरूप या अंग के आवश्यक भाग से संबद्ध, या अंग 
के आवश्यक भाग से संबद्ध, या उसका उल्लेख करने 
वाला, 3 प्रिय, प्रियतम (--गम्‌) 1 अंतस्तम अंग, 


( ४७ 


हृदय, मन 2 घनिष्ठ मित्र, या विश्वस्त व्यक्ति; -- | 
आकाशः तेजोवह तत्त्व या ब्रह्म जो मनुष्य के हृदय में 
रहता है (उपनिषदों में प्रायः यह शब्द पाया जाता 
हैं) --आकूतम्‌ गुप्त और छिपा हुआ प्रयोजन, 
--आत्मन्‌ (पुं०-त्मा) 1 अंतस्तम प्राण या आत्मा, 
मन या आत्मा, आन्तरिक भावना, हृदय,--जीवसंज्ञो- 
तरात्मान्य:--मनु० १२1१३, भग० ६1४७, 2 (दर्श ० 
में) अन्तहित सर्वोपरि प्राण या आत्मा (मानव के 
भीतर रहने वाला) अंतरात्मासि देहिनाम्‌--कु० ६। 
२१; --आराम (वि०) अपने आप में मस्त, अपने 
आत्मा या हृदय में ही सुख ढूंढ़ने वाला; योंतः 
सुखोंतरारामस्तथांतर्ज्योतिरेव स:--भग० ५।२४, 
---इग्द्रियस्‌ आन्तरिक अंग या ज्ञानेन्द्रिय, --करणम्‌ 
हृदय, आत्मा, विचार और भावना का स्थान, विचार 
शक्ति, मन, चेतना--प्रमाणं० प्रवृत्तयः--श० १1२२, 
--कुटिल (वि०) अन्दर से कपटी (आलं०) 
(--छः) सीप,--कोणः अन्दर का कोण,-- कोषः गुप्त 
क्रोध, अन्दरूनी गुस्सा, गडु (वि०) व्यर्थ, अना- 
बह्यक, निष्फल--किमनेनांतर्गंडना--सर्व० --गम्‌, 
--गत दे० अन्तर्गम्‌' के नीचे, --गर्भ (वि०) पेट 
वाली, गर्भवती, ---गिरम्‌, --गिरि (अव्य०) पहाड़ों 
में, --गूढ़ (वि०) अन्दर से छिपा हुआ, "विषः हृदय 
में जहर छिपाए हुए --गुहम्‌, --गहम्‌, -- अवनम्‌ 
घर का भीतरी भाग, --घणः, ---घणभ्‌ घर के अन्दर 
की खुली जगह, -चर (वि०) शरीर में व्याप्त, 
--जठरम्‌ पेट, --ज्वलनम्‌ जलन या सूजन, --ताप 
(वि० ) अन्तर्दाह से युक्त (-पः) अन्दरूनी ज्वर या गर्मी, 
--श°० ३।१३, --दहनम्‌, --धाहः 1 अन्दरूनी जलन 
2 सूजन --देशः परिधि के बीच का प्रदेश, --हारम्‌ 
घर के अंदर निजी या गुप्त दरवाजा, --षि --हित 
आदि दे० शब्द के नीचे --पटः, --पटम्‌ दो व्यक्तियों 
के बीच में कपड़े का परदा --पदम्‌ (अव्य०) पद 
(विभक्तियुक्त शब्द) के भीतर, --परिघानम्‌ सबसे 
नीचे पहना जाने वाला कपड़ा, --पातः, --पात्यः 1 
(व्या०) बीच में अक्षर रखना 2 यज्ञभूमि के मध्य 
में जमाया हुआ स्तंभ (संस्कार विधियों में प्रयुक्त), 
--पातित, --पातिन्‌ (वि०) 1 बीच में समाविष्ट 
2 सम्मिलित या समाविष्ट, अन्तर्गत होने वाला, 
--पुरम्‌ 1 महल का अन्दरूनी भाग जो महिलाओं के 
उपयोग के लिए नियत किया गया हो, स्त्रियों के रहने 
का कमरा, रनवास,--कन्यांतःपुरे करिचित्‌ प्रविशति-- 
पंच० १; 2 रनवास में रहने वाली स्त्रियां, रानी या 
रानियाँ, स्त्रियों का समुदाय-'विरहपर्युत्सुकस्य राजर्षे: 
श० ३, “अध्यक्षः, रक्षक, वर्तो अन्तःपुर का अधी- 
क्षक या संरक्षक, 'चरः--कञ्चुकी, जन: महल की 


) 


स्त्रियां रनवास की महिलाएँ, प्रचारः अन्तःपुर की 
गप्पे,--कदाचिदस्मत्मार्थनामंत:पुरेम्य: कथयेत्‌--श० 
२; “सहायः अन्तःपुर से संबंध रखने वाला, पुरिकः 
कंचुकी== "चरः, --अकृतिः (स्त्रीश) 1 मनुष्य का 
शरीर या उसका आंतरिक स्वभाव 2 राजा का मंत्रा- 
लय या मंत्रिमंडल 3 हृदय या आत्मा, -- प्रकोषनम्‌ 
आंतरिक विरोध जमाना,--प्रतिष्ठानम्‌--भीतरी 
आवास,--बाष्प (वि०) 1 जिसने आंसुओं को रोका 
हुआ हो--अन्तर्बाष्पङ्चिरमनुचरो राजराजस्य दघ्यौ- 
मेघ० ३; 2 जिसके आंसू अन्दर ही अन्दर निकल रहें 
हों, --भावः, -भावना दे० 'अंतर्भू' के अन्तर्गत, 
--भूमिः (स्त्री०) भूमि का भीतरी भाग, भेदः वैम- 
नस्य, आन्तरिक बिरोध, - अस (वि०) भूमि के 
नीचे रहने वाला--सनस्‌ (वि०) उदास, व्याकुल, 
--मृत (वि०)गर्भ में ही मर जाने वाला,-यामः वाणी 
और श्वास को रोकना, --लीन (वि०) 1 निहित, 
गुप्त, अन्दर छिपा हुआ, "नस्य दुःखाग्नेः-उत्तर० 
३।९ 2. अन्तनिहित,--बंशः--' पुरम्‌, सु ०, वंशिकः, 
वासिकः अन्तःपुर का अधीक्षक,--वत्नी गर्भवती 
स्त्री, बस्त्रम्‌,- बासस्‌ (नपुं) अधोवस्त्र, वाणि 
(वि०) बड़ा विद्वान्‌,-बेगः आन्तरिक बेचैनी या 
चिन्ता, आन्तरिक ज्वर, वेदिः-दी गंगा और यमुना के 
बीच का भूभाग,--वेइमन्‌ (1०) घर के अन्दर का 
कमरा, भीतरी कोठा,--वैँदिमकः कंचुकी, शारीरस्‌ 
मनुष्य का आन्तरिक या आत्मिक भाग, शरीर का 
भीतरी भाग, - शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वाली 
नदी,-संज्ञ (वि०) अन्तरचेतन,--सत्त्वा गर्भवती 
स्त्री,--संतापः आन्तरिक पीडा, झोक, खेद,--सलिल 
(वि०) जिसका पानी भूमि के अन्दर बहता हो,-- 
नदीमिवान्तःसलिखां सरस्वतीम्‌ -रघु० ३।९,--सार 
(वि०) अन्दर से भरा हुआ, या शक्तिशाली, बलवान्‌ 
भारी और जटिल-- र घन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति- 
त्वाम्‌-मेघ० २० (-रः) आन्तरिक कोष या भंडार, 
आन्तरिक निवि या तत्त्व,-- सेनम्‌ (अव्यय) सेनाओं 
के बीच में,-स्थः ('अंतस्थ' भी) अर्धस्वर, क्योंकि 
वे स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हूँ. और 
वामिन्द्रिय के ज़रा से संपर्क से बोले जाते हैं,--स्वेदः 
मस्त हाथी,--हासः गुप्त या दबाई हुई हँसी,-- हृदयम्‌ 
हृदय का भीतरी भाग । 


अन्तर (वि०) [अन्तंरातिददाति-रा ५ क] 1 अंदर होने वाला, 


भीतर का, (विप० बाह्य) 2. निकट, समीप 3. संबद्ध, 
धनिष्ठ, प्रिय-अयमत्यन्तरो मम-भारत 4. समान 
('अन्तरतम, भी) (ध्वनि और शब्दों के विषय में)- 
स्थानेऽन्तरतमः-पा० १।१।५० 5. से भिन्न, अन्य (अपा० 
के साथ) 6. बाहर का, बाह्यस्थित, बाहर रहने वाला 


( 


(इस अर्थ में इसके रूप विकल्प से कर्ता? ब० व०, 
अपा० और अधि० एक व० में 'सर्व' की भांति होते हैं) 
इसलिए-अन्तरायां पुरि, अन्तरायै नगर्ये,--शम्‌ 1. ( क. ) 
भीतर का, अन्दर का--लीगन्ते मुकुलान्तरेषु--रत्न० 
११२६, {स.) छिद्र, सूराख 2. आत्मा, हृदय, मन-- 
सदृश पुष्षाम्तरविदो महेन्द्रस्य--विक्रम० ३, 3. परमा- 
त्मा, 4. अन्तराल, मध्यवर्ती काल या देश--अल्प- 
कुवान्तरा--विक्रम ४२६, बृहदुभुजान्तरम्‌ू--रघु० 
३1५४, 'अन्तरे' का बहुधा अनुवाद किया जाता है-- 
मध्य में, ब्रीच में--न मृणालसूर्ण रचितं स्तनान्तरे श० 
६1१७, 5. स्थान, जगह, देश--मुणालसूत्रान्तरमप्य- 
लम्यम्‌ कु० ११४०, पौरुष श्रय शोकस्य नान्तरं दातु- 
महेसि--रा० शोक मत करो,--अन्तरम्‌-अन्तरम्‌- 
मृच्छ० रास्ता छोडो, 6. पहुंच, अन्दर जाना, प्रवेश, 
कदम रखना --केभसरं चेतसि नोपदेश:-- के ६६६ 
लब्यान्तरा सावरणेऽपि गेहे--१६!७, 7. (काल 
की), निदिष्ट अवषि,--मासान्तरे देयम्‌--अमर०, 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ--रघु० ८५६, 8. अवसर, 
संयोग, समय - यावस्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरा- 
न्वेषी भवामि --श०, ७, 9. भेद (दो वस्तुओं के बीच) 
(सबं> के साथ या समास में )--तव मम च समुद्र- 
पल्वलयो रिवान्तरम्--मालवि० १, यदन्तरं सर्षप- 
शेळराजयोर्यदन्तरं वायसवैसतेययो:-रा ०, दुम सानुमता 
किमन्तरम्‌--रधु० ८1९०, 10. (गणित) भिन्नता, 
शेष, 11. (क०) भेद, अन्य, दूसरा, परिवर्तित, बदला 
हुआ (रीति, प्रकार, ढंग आदि) (ध्यान रखिये इस 
अर्थ में 'अंतर' सदैव समस्तपद का उत्तर पद रहता 
है तथा इसका लिंग वही बना रहता है--अर्थात्‌ नपुं० 
चाहे पूर्वपद का कुछ भी लिंग हो--कन्याम्तरम्‌ 
(अन्याकन्या), राजान्तरं (अन्यो राजा), गृहान्तरम्‌ 
(अन्यद्‌ भृहम्‌) , इसका अनुवाद बहुधा “अन्य शब्द 
से किया जाता है)--इदमबस्थान्तरमारोषिता-- 
श० ३, परिवतित-दक्षा, (ख) विविव, विभिन्न (ब० 
ब में प्रयुक्त )--छोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषू-श ० 
४२, 12. विशेषता, (विशिष्ट) प्रकार, विभेद, या 
किस्म--न्री ह्न्तरेष्प्पणु:-त्रि ०, मीनो राइ्यन्तरेः-तद्‌० 
13, दुत्रेलता, आलोच्य स्थल, असफलता, दोष, सदोष 


स्थछ,-प्रहरेदन्तरे रिपुं-शब्द ०, सुजयः खलु तादृगन्तरे- ¦ 


कि. २।५२, 14. जमानत, प्रत्याभूति, प्रतिभूति, 15. 
संडे श्ेव्ठता,-गुणान्तरं व्रजति शिल्पमावातुः-प्रालवि० 
१।६ (यह अर्थ ११ संख्यान्तर्गत से भी जाना जा 
सकता है), 


डट 


) 


बाला, प्राज्ञ, दूरदर्शी,-नान्त रज्ञाः थियो जातु प्रियैरासां 
न भूयते--कि० ११।२४,--द्झि (अन्तरा दिक्‌) 
परिधि का मध्यवर्ती प्रदेश या दिशा,--पु (पू) दषः 
आन्तरिक मानव, आत्मा (मानव के अन्दर निवास 
करने वाला देवता जो कि उसके सब कार्यों को देखता 
है) प्रभवः मिश्रित जाति में जन्म लेने वाला,--स्थ 
-स्थायिन्‌,--स्थित (वि०) 1. आभ्यन्तरिक, आंतरिक, 
अन्तहित 2. अन्तःक्षिप्तः, अन्तर्वर्ती । 


अन्तरतः (अव्य०} [अन्तर4-तसिळ्‌] 1. भीतर, आंतरिक 


रूप में, मध्य, 2. के अन्दर (संब० के साथ) । 


अन्तरतम (वि०) [अन्तर--तमप्‌] अत्यन्त निकट, आंत- 


रिक, निकटतम, घनिष्ठतम, सदृशतम --मः उसी श्रेणी 
का अक्षर । 


अन्तरयः ---रायः [ अन्तर-‡-अय्‌- अच्‌ ] अवरोध, बाधा, 


झकावट,-स चेत्‌ त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः-- 
रधु० ३।४५, १४।६५, अस्य ते बाणपथवतितः कृष्ण 
सारस्य अन्तरायौ तपस्विनौ संवत्ती--श० (पाठ०) 


अन्तरयति [ना० धा०--पर० ] 1. बीच में डालना, हटाना, 


स्थगित करना, भवतु तावदन्त रयामि--उत्तर० ६, 2. 
विरोध करना, 3. दूर हटाना, पीछे से घकेलना । 


अन्तरथण > अन्तरय 


| 


अन्तरा (अव्य०) [अन्तरेति--दइण्‌-}- डा] 1: {क्रिश वि० के 


रूप में) (क) भीतर; अन्दर, भीतर की ओर (ख) 
मध्य में, बीच में, त्रिशडकुरिवान्तरा तिष्ठ--श २, 
रघु० १५।२०, (ग) मार्गे में, बीच में विलंबेथां च 
मांतरा--महावीर० ७४२८ (घ) पड़ौस में, निकट ही, 
लगभग (ङ) इसी बीच में (च) समय समय पर, 
यहाँ वहाँ, कभी कभी, कुछ समय तक, अब, अभी 
-अन्तरा पितृसक्तमन्तरा मातुसंबद्धमन्त रा शुकनासमयं 
कुर्वेन्नालापं--का० ११८, 2. (कर्म के साय सं० अव्य ० 
की भांति) (क) अन्तरा त्वां मां च कमण्डलु:--महा० 
(ख) के बिना, सिवाय---त च प्रयोजनमन्तरा चाणक्य: 
स्वप्नेपि चेष्टते--मुद्रा० ३। सम०--अंसः छाती,--- 
भबदेहः, --भवसत्वम्‌--आत्मा या जीवात्मा, जो जन्म 
और मरण की अबस्थाओ के बीच में रहता है,- दि 
दे०--अन्तदिश्‌--वेदिः-यी (स्त्री) 1-स्तंभाश्रित वरांडा, 
दहलीज, इयोट़ी 2. एक प्रकार की दीवर--रघु ० 
१२।९३,---न्दंगम्‌ (अव्य) सींगों के बीच भें । 


। अन्तरायः-्=अंतरयः तु० 


। अन्तरालम्‌ ) [अन्तर व्यवधानसीमाम्‌ आराति गृह्लाति--- 
। अन्तरालकस्‌ ) अन्तर: आ-- रा+क रस्य छत्वम्‌] 1. 


16, वस्त्र (परिधान) 17. प्रयोजन, ¦ 


आशय {मल्लि०--र्घु० १६८२) 28. प्रतिनिवि, : 


स्थानापत्ति, 19. होन होना । सम०--अपत्या 
गर्भवती स्त्रीश्च (वि०) अन्दर का रहस्य जानने 


| 


मध्यवर्ती प्रदेश, स्थान, या काळ, अवकाश--दक्षि- 
णस्याः पूर्वस्याश*च दिशोरन्तरालं दक्षिणपूर्वा--सिद्धा०, 
अंतराले बीच में, के मध्य, के बीच, अवकाश के 
समय, बाष्पांभः परिपतनोद्गसान्तराले-उत्तर० ११३१, 


{ 


2. भीतर, अन्दर, भीतरी या मध्यभाग 3. मिश्रित 
जाति या समुदाय । 

अन्तरि (री) क्षम्‌ | अन्तः स्वर्गपृथिव्योर्मध्ये ईक्ष्यते--इति--- 
अन्तर्‌~+-ईक्ष+घञ्ञ, पृषो० हुस्व: वा| आकाश और 
पृथ्वी के बीच का मध्यवर्ती प्रदेश, वायु, वातावरण 
आकाश ( सम०--उदरम्‌ वातावरण का मध्य,---गः, 

चरः पक्षो, -जलम्‌ ओस,--लोकः मध्यवर्ती प्रदेश 

जो कि एक स्वतंत्र लोक समझा जाता है । 

अन्तरित (वि०) [अन्तः~-इ¬-क्त] 1. बीच में गया हुआ, 
अन्तर्वर्ती, 2. अन्दर गया हुआ, गुप्त, ढका हुआ, पृथक्‌ 
किया हुआ, अदृश्य, पादपान्तरित एव विश्वस्तामेनां 
पश्यामि--श० १, लता के पीछे छिपा हुआ,--सारसंन 
स्वदेहान्तरितो राजा- हि० ३, पदें के पीछे छिपा हुआ 
3. अदर गया हुआ प्रतिबिबित--स्फटिकभित्त्यन्तरि- 
तान्‌ मुगशावकान्‌ (क) अवरुद्ध, बाधित, रोका गया 
त्वदवांच्छान्तरितानि साध्यानि मुद्रा ० ४। १५, नोपालभ्यः 
देवान्तरितपौरुष:--पंच० २।१३, (ख) पृथक्कृत, 
अदृश्य, रुद्धदृष्टि, मुहुर्तान्तरितमाधवा दुर्मनायमाना 
साल० ८, मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी 
शेशी-सा० द० (ग) डूबा हुआ, तिरोहित 4. 
ओझळ, नष्ट, वियुक्त; संहृत--अन्तरिते तस्मिन्‌ शबर- 
सेनापतौ का० ३३, 5. अतित्रांत, भूला हुआ! 

अन्तरीपः [अन्तर्मध्ये गता आपो यस्य --ब० स०, आत 
ईत्वम्‌] भूमि का टुकड़ा जो समुद्र के भीतर चला 
गया हो, भूनासिका, द्वीप । 

अन्तरीयम्‌ [अन्तर--छ] अधोवस्त्र । 

अन्तरेण (अव्य०) [अन्तर+-इण्‌+-ण] 1. [कर्म के साथ 
सं० अव्य० के रूप में] (क) सिवाय, के बिना, क्रिया- 
न्तरान्तरायमन्तरेण आर्य द्रष्टुमिच्छामि--मुद्रा० ३, न 
राजापराधमन्तरेण प्रजास्वकालमृत्युशचरति - उत्तर० 
२, मामिकः को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम्‌ -- भामि० 
१।११७, (ख) के विषय में, संकेत करते हुए, के संबंध 
में--अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशोऽस्या दृष्टिरागः - श० 
२, तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण महदुपालम्भने गतोऽस्मि 
--श°० ५, (ग) के बीच में, त्वां मां चान्तरेण 
कमण्डलु:--महा० 2. (क्रिः वि०) (क) के बीच में, 
के मध्य (ख) हृदय में । 

अन्तर्गत (वि०) [अन्तः-+ गम्‌-क्त, णिनिर्वा] 1. बीच 

अन्तर्षामिन्‌ | में मध्य में, गया हुआ, (बुरे शब्द की भांति) 
ब्रीच में आया हुआ, 2. अन्तःस्थित, अन्तःसम्मिलित, 
विद्यमान, संबद्ध 3. गुप्त, आन्तरिक, अन्दर की ओर, 
रहस्य, गूढ,---अन्तगेतमपास्त मे रजसोऽपि परं तमः-- 

० ६।६०, सोमित्रिरन्तगेतबाष्पकंठ:--रघु० १४।५३ 
न्‌त्रवक्त्रविकारेशच लक्यतेऽन्तर्गतं मनः--पंच ० १।४४, 
4. स्मृतिपथ से गया हुआ, भूला हुआ, 5. नष्ट हुआ 
७ 


र्‌, 


f 


) 
हुआ, ओझल, 6. अदृष्ट । 
उपमा,--सनस॒--अंतर्मनस्‌ तु० । 

अन्तर्धा [अन्तर्‌--धा--अड] आच्छादन, गोपन, --अन्तर्घा- 
मुपययुरुत्पलावलीष्‌--शि० ८1१२ । 

अन्तर्घातम्‌ _अन्तर्‌--धा--ल्युटू] अदृश्य होना, ओझलपना, 
दृष्टि से जूक जाना-- व्यसनरसिका रात्रिका पालि- 
कीयम्‌--कांव्य ० १०; म्‌ या इ==अदृश्य होना, 
ओझल होना । 

अन्तधिः (स्त्रो०} [ अन्तर--घा+कि ] ओझल होता, 
गोपन । र 

अन्तर्भवः (वि०) [अन्तर भवतीति--भू+-अच्‌] अन्दर की 
आर, आन्तारिक । 

अन्तर्भावः | अन्तर -+-भू +-धञ्ञ ]1 अन्तर्भूत या अन्तमिलित 
होना, अन्तर्गत होना,-तेषा गुणानामोजस्यन्तर्भावः-- 
काव्य० ८, 2. अन्तहित भाव । 

अन्तर्भावना |अन्तर्‌-+ भू +णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. सम्मिलित 
करना, 2. अन्तश्चिन्तन या चिन्ता । 

अन्तर्य (वि०) [अन्तर्‌+-यत्‌] आन्तरिक, बीच में । 

अन्तहित (वि०) [अन्तर्‌+-धा~-क्त] 1. बीच में रक्खा 
हुआ, पृथक्कृत, दृष्टिरुद्ध, गुप्त, छिपा हुमा--अन्तहिता 
शकुंतला वनराज्या--श० ४, 2. ओझल हुआ; नष्ट, 
अदृश्य--अन्तहिते शशिनि--श० ४।२; । सम? 
आत्मन्‌ (पुं) शिव । 

अन्ति (अव्य०) [ अन्तञ-इ ] पास में (संब० के साथ), 
(स्त्री ०-तिः) बड़ी बहन (नाटकों में) । 

अन्तिका [अन्त--इ स्वार्थे कन्‌ टाप्‌] 1. बडी बहन 2. 
चूल्हा, अंगीठी, 3. एक पोषे का नाम (सातलाख्थ या 
शातलाख्य औषधि) । 

अन्तिक (वि०) [अन्तः सामीप्यमस्यातीति--अन्त+-ठन्‌] 
1. निकट, समीप (संब० या अपा० के साथ), 2 
पहुंचने वाला, 3. टिकाऊ, तक,--कम्‌ निकटता, 
सामीप्य, पड़ौस, उपस्थिति,-न त्यजन्ति ममान्तिकम्‌ -- 
हि० १।४६, “न्यस्त--रघु० २।२४ कर्ण चर--श® 
१।२४, (क्रि० विश) [संब० और अपा० के साथ अथवा 
समास के अन्त में] निकट, पडौस में,--अन्तिक ग्रामात्‌ 
ग्रामस्य वा-सिद्धा०, सामीप्य या सन्निधि में, अन्ति- 
केन--निकट (संब० के साथ) अन्तिकात्‌--निकट, पास 
से, से (अपा० या संब०) °कादागत,-अंतिके निकट, 
-दमयन्त्यास्तदान्तिके निपेतु: नल० १।२२। सम० 
-आश्रयः पास की वस्तु का सहारा लेने वाला, लगातार 
सहारा (जैसा कि वृक्ष के द्वारा लता को दिया 
जाता हूँ) । 

अन्तिम (वि०) [अन्तञ-डिमच्‌] 1. तुरन्त बाद आनेबाछा, 
2 आखरी, अन्त का, चरम-_अजातमृतमूर्खाणाँ कृरुमा- 
द्यौ न चान्तिमः-हि० १,। सम०--अंकः आखरी 


सम०--उपमा गुप्त 


( ५ ) 


अंक, नौ की संख्या,--अङ्गुलिः--छोटी (कनिष्ठिका) 
अंगुली । 

अन्ती [अन्त+-इ+-डीप्‌] चूल्हा, अंगीठी । 

अन्ते--दे० “अन्ततः” के नीचे । 

अन्त्य (वि०) [अन्त+-यत्‌] 1. अन्तिम, चरम (अक्षर 
शब्द आदि) अन्त में (समय, क्रम या स्थान की दृष्टि 
से) जैसे कि अक्षरों में 'ह', नक्षत्रों में 'रेवती', अन्त्ये 
वयसि-बूढ़ी अवस्था में-रघु० ९७९, अन्त्यम्‌ ऋणम्‌- 
रघु० १।७१ अन्तिम ऋण, “"मंडनं--८1७१, कु० 
४।२२, 2. तुरन्त बाद में, (समा०) 3. निम्नतम, 
अधम, घटिया, नीच, --न्त्यः 1. अघम जाति का मनुष्य, 
2. शब्द का अंतिम अक्षर 3. अंतिम चांद्र मास अर्थात्‌ 
फाल्गुन 4. म्लेच्छ,--त्या अघम जाति की स्त्री,--त्यम्‌ 
1, सो नील की संख्या ( १००००००००००००००० ) 
2. मीन राशि 3. प्रगति का अंतिम अंग । सम० 
अवसायिन्‌ (पुं०-यो, स्त्री-यिनी) अधम जाति की 
स्त्री या पुरुष, निम्नांकित सात इसी श्रेणी से संबंध रखने 
वाले समझे जाते हैं,--चांडाल: श्वपच: क्षत्ता सूतो 
वैदेहकस्तथा, मागघायोगवो चैव सप्तँतेऽन्त्यावसायिनः । 
-आहुतिः,-इष्टिः (स्त्री ०) -कमंन्‌,-क्रिया अन्त्येष्टि 
संस्कार की आहुतियाँ या ओध्वंदेहिक संस्कार, 
ऋणम्‌ तीन ऋणों में अंतिम जिससे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उऋण होना है अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति करना, 
दे० अनृण,--जः,-जन्मन्‌ (पुं ) 1. शूद्र 2. सात नीच 
जातियों (चांडाल आदि) में से एक; --जन्मन्‌-- 
जाति,--जातीय (वि०) 1. नीच ज़ाति में उत्पन्न 
होन वाला, 2. शूद्र 3. चांडाल -भम्‌ अंतिम चान्द्र 
नेक्षत-रेवती,--युगम्‌ अन्तिम अर्थात्‌ कलियुग,--योनि 
(वि०) नीच वंश का मनु० ८।६८,-लोपः शब्द के 
अन्तिम अक्षर का लोप करना,---वर्णः,--वर्णा नीच 
जाति का पुरुष या स्त्री, शूद्र, या शूद्रा । 


अन्त्यकः [अन्त्य एवेति स्वार्थे कन्‌] नीच जाति का पुरुष । 

अन्त्रम्‌ [अन्त्‌ +-ष्ट्रन्‌-अम्‌+-क्त वा] आँत, अंतड़ी--अन्त्र- 
भेदनं कियते प्रश्रयश्च-महावीर० ३ । सम० कूजः, 
—कूजनम्‌,--विकूजनम्‌--आंतों में होने वाली गड़- 
गड़ाहट की आवाज,--वद्धिः (स्त्रीश) आंत उतरने 
की बीमारी, हरणिया, अंडकोश बढ़ने का रोग, 
शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वाली एक नदी, 
--खज्‌ (स्त्री०) अंतडियों की माला (जिसको नृसिह ने 
घारण किया) । 

अन्त्रंधमिः (स्त्री) अजीणे, अफारा । 

अन्बुः--इू: (स्त्री०) } [अन्द्‌ +-कु पक्षे ऊड, स्वार्थ कन्‌ च] 

अन्दु (दू) कः 1. श्रुंखला, या हथकड़ी बड़ी, 
2. हाथी के पैरों को बांघने के लिए जंजीर, 3. 
नूपुर 


अन्दोलनम्‌ [अन्दोल--ल्युट| झूलना, घुमाऊ, कंपनशील 
द्राक्‌ चामरान्दोलनात्‌ू-उद्भूट ० । 

अन्ध्‌ (चु० उभ०) 1. अंघा बनाना, अंधा करना--अंधयन्‌ 
भृंगमाला: शि० ११1१९, 2. अंघा होना । 

अन्ध (वि०) [अन्घ्‌ू--अच्‌] 1. अंधा (शब्द० और आलं० 
प्रयोग] दृष्टिहीन, देखने में असमर्थ (किसी विशिष्ट 
समय पर), अंधा किया हुआ, स्रजमपि शिरस्यन्धः 
क्षिप्ता घुनोत्यहिशङ्कया-श० ७1२४, सदान्धः--नशे में 
अंधा, इसी प्रकार दर्पान्धः, क्रोधान्धः, 2. अंधा बनाने 
वाला, दृष्टि को रोकने वाला, नितांत पूर्ण अंधकार; 
सीदन्नन्धे तमसि-उत्तर० ३।३८- म्‌ 1. अंधकार 
2. जल, पंकिल जल । सम०--कारः अंधेरा. (शब्द० 
और आलं०), काम”, मदन?,_अन्घकारतामुपयाति 
चक्षु:--का० ३६, धूमिल हो जाती है,--कृषः 1. कुआँ 
जिसका मुंह ढेंका हुआ होता है, ऐसा कुआँ जिसके 
ऊपर घास उगा हुआ हो 2. एक नरक का नाम, 
-तमसम्‌,-तामसम्‌, अन्धातमसम्‌--गहन अंधकार, पुरा 
अंघेरा--रघु० ११।२४,--तामिस्रः-श्वः (°तामित्रम्‌) 
नितांत गहन अंधकार,--धी (वि०) मानसिक रूप से 
अंघा,--पुतना राक्षसौ जो बच्चों में रोग फैलाने वाली 
मानी जाती है। 


अन्धकरण (वि०) [अन्घकृ+-ल्युट्‌] अंधा करने वाला । 

अन्धंभविष्णु,--भावुक (वि०) [अन्घंभू+- इष्णुच्‌, उकञ्ग्‌ 
वा] अंधा होने वाला । 

अन्धक (वि०) [ अन्घ+-कन्‌ ] अंघा,--कः कश्यपः और 
दिति का पुत्र जो राक्षस था और शिव के हाथों मारा 
गया था । सम०--अरिः,-रिपुः,-- शत्रु; -घाती, 
--असुहृद्‌ अंधक को मारने वाला, शिव की उपाधि, 
--वर्तेः पहाड़ का नाम,--वृष्णि(पुं० ब० व०) अंधक 
और वृष्णि के वंशज । 

अन्घस्‌ (न०)[ अद्‌+-असुन्‌ नुम्‌ घश्च ] भोजन,-द्विजाति- 
शेषेण यदेतदन्घसा--कि० १।३९. । 

अन्धिका [ अन्ध --ण्वुल्‌ इत्वम्‌ टाप्‌ च ] 1 रात्रि, 2. एक 
प्रकार का खेल, आंखमिचौनी, जूआ 3. आँख का रोग! 

अन्धुः [ अन्ध्‌+-कु ] कुआँ । 

अन्ध्राः [ अन्ध्‌+-र, ब० व० ] 1 एकदेश तथा उसके 
निवासी 2. एक राजवंश का नाम 3. संकर वर्णं का 
पुरुष । 

अन्नम्‌ [ अद्‌-क्त, अन्‌+-नन्‌ वा ] 1. सामान्यतः भोजन, 
2. अन्नमयकोश 3. भात--न्नः सूर्यं । सम० --अद्यम्‌ 
उपयुक्त आहार, सामान्य भोजन - आच्छादनम्‌, 
वस्त्रम्‌ भोजन वस्त्र, --कालः भोजन करने का 
समय, --किट्टः = मल तु०, --कूट: भात का 
बड़ा ढेर, --कोष्ठकः 1. डोली, अनाज की कोठी 2. 
विष्णु 3. सूर्य, --गंधिः पेचिश दस्तों की बीमारी, 


अन्नमय (वि०) (स्त्री०--यी) [अन्न--मयट्‌] अन्न वाला 


अन्य (वि०) [ नपुं०--अन्यत्‌ ] 1. दूसरा, भिन्न, | 


( ५१ 


-जरूम्‌ अन्त और जल,--वासः भोजन मात्र पाकर 
सेवा करन वाला दास या नोकर, --देवता आहार 
की सामग्री की अधिष्ठात्री देवी, --दोषः निषिद्ध 
भोजन के खाने से उत्पन्न पाप, -_हेषः भोजन में 
अरुचि, भूख का अभाव,--पूर्णा दुर्गा देवी का एक रूप 
(अर्थात्‌ सम्पन्नता की देवी) -प्राशः, -जाशनम्‌ 
१६ संस्कारों में से एक संस्कार जबकि नवजात बालक 
को पहली बार विधिवत्‌ भोजन देने की क्रिया सम्पा- 
दित कौ जातो है, यह संस्कार ५ से ८ महीने के मध्य 
(प्रायः छठे मास में--मनु० २1३४) किया जाता है, 
--अह्यानू, --आत्मन्‌ (पुं) आहार का प्रतिनिधित्व 
करने वाला ब्रह्म,--भुज्‌ (वि०) भोजन करने वाला, 
शिव की उपाधि, --मय (वि०) दे० नीचे, --मलम्‌ 
1. विष्ठा, 2. मदिरा,--रक्षा भोजन करने में सावधानी, 
--रसः आहार का सत्‌, पक जाने पर अन्न के भीतरी 
गूदे से बना रस, --वस्त्रम्‌== आच्छादनम्‌ तु० 
व्यवहारः खानपान संबंधी प्रथा या विधि अर्थात्‌ दूसरों 
के साथ मिलकर खाना या न खाना, - शेषः जूठन, 
उच्छिष्ट--संस्कारः देवताओं के निमित्त अन्न का 
समर्पण । 


या अन्न से बना पदार्थ; “कोडः--षः भौतिक शरीर, 
स्थूलशरीर, जो अन्न पर ही आधारित है तथा जो कि 
आत्मा का पाचवाँ वस्त्र या परिधान है, भौतिक संसार, 
स्थूलतम तथा निम्नतम रूप जिसके द्वारा ब्रह्म अपने 
आपको सांसारिक सत्ता के रूप में प्रकट करने वाला 
माना जाता है,--यम्‌ अन्न की बहुतायत । 


सामान्यतः दूसरा, औरस एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति 
विचित्रमेतत्‌ --भतृं० नी० ४०, 2. अपेक्षाकृत दूसरा, 
से भिन्न, को अपेक्षा और (अपा० के सपथ अथवा 
समास में अन्तिम पद) नास्ति जीवितादन्यदभिमततर- 
मिह सर्वजन्तूनाम्‌ -का० ३५, उत्थितं ददृशेऽन्यच्च 
कबंधेभ्यो न किचन--रघु १२४९ 3. अनोखा, 
असाधारण, विशेष-अन्या जगद्धितमयी मनसः 
प्रवृत्ति--भामि० १।६९, धन्या मृदन्यैव सा--सा० 
द०, 4. तुच्छ, कोई 5 अतिरिक्त, नया, अधिक, अन्यच्च 
इसके अतिरिक्त, इसके साथ ही, तो फिर (वाक्यों 
का संयुक्त करने वाळा); एक-अन्य एक-दूसरा-मेघ० 
७८, दे०, एक के नीचे भी अन्य-अन्य और और, 
अन्यन्मुखे अन्यन्निवंहणे-मुद्रा० ५, अन्पदुच्छंखलं सत्त्व- 


) 


सौतेली साता का पुत्र, अर्धभ्राता (र्या) अघं-भगिनी, 
ऊढा (वि०) दूसरे से विवाहित, दूसरे की पत्नी, 
क्षेत्रम्‌ 1. दूसरा खेत 2. दूसरा देश या विदेश 3. 
दूसरे की पत्नी, --ग, गामिन्‌ (वि०) 1. और 
के पास जाने वाला, 2. व्यभिचारी, लम्पट, 
(वि०) दूसरे कुल या वंश का, “चित्त (वि०) किसी 
और पदार्थ पर ध्यान लगाने वाला, दे० "मनस्‌, --ज, 
--जात (वि०)भिन्त कुल में उत्पन्न,--जन्मन्‌ (नपुं०) 
दूसरा जीवन, पुनर्जन्म, आवागमन, दुह (वि०) 
जो दूसरे को सहन न कर सके--देवत,--देवत्य (वि०) 
दूसरे किसी देवता को संबोधित करने वाला या मंत्र द्वारा 
उल्लेख करने वाला,--ताभि (वि०) किसी दूसरे कुल से 
संबंध रखने वाला, -- पदार्थः 1. दूसरी वस्तु 2. दूसरे 
शब्द का भाव, प्रधानो बहुव्रीहि:-बहुब्रीहि समास 
निश्चित रूप से अन्यपुरुषप्रधान होता है, पर (वि०) 
1. दूसरों का भक्त 2. किसी दूसरे का उल्लेख करने 
वाला-_बुष्टः--ष्टा,-भूतः--त्ता दूसरे से पाला हुआ 
या पाली हुई, कोयल की उपाधि, जो कि कोवे के द्वारा 
फाली हुई समझी जाती है अत एव 'अन्यभृत्‌' कहलाती 
है--अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा कु० १।४५, कलमन्य- 
भृतासु भाषितम्‌--रधु० ८५९, --पूर्वा 1. वह स्त्री 
जिसका वाग्दान किसी और के साथ हो चुका है 2. पुन- 
विवाहित विधवा,--बीज:,---बीजसमुखू वः,--समुत्पत्तः 
गोद लिया हुआ पुत्र (दूसरे माता पिताओं से उत्पन्न), 
वह जो कि औरस पुत्र के अभाव में गोद लिया जा 
सके,--भूत्‌ (पुं०) कौवा (दूसरों को पालने वाला), 
--भनस्‌,---मनस्क,--मानस (वि०) 1. अवघानहीन 
2. चंचल, अस्थिर,--मातुजः अर्धभ्राता (दूसरी मां से 
उत्पन्न),--रूप (वि०) परिवर्तित या बदले हुए रूप 
वाला,--लिग,--गक (वि०) दूसरे शब्द के लिंग वाला 
अर्थात्‌ नामशब्द, विशेषण, --षापः कोयल,--विवधित 
(वि०) =षुष्ट कोयल,--संगमः दूसरी स्त्री से रति 
क्रिया, अवैध मैथुन,--साधारण (वि०) बहुतों के लिए 
सामान्य,- स्त्री दूसरे की पत्नी, जो अपनी पत्नी न हो 
(साहित्य शास्त्र में यह तीन मुख्य नायिकाओं--स्वीया, 
अन्या, साघारणी--में से एक है, 'अन्या' या तो किसी 
दूसरे की पत्नी होती है अथवा अविवाहित कन्या जो 
युवती तथा लज्जाशील होती है, दूसरे की पत्नी आमोद- 
प्रमोद तथा उत्सवों के लिए उत्सुक रहती है तथा अपने 
कुल के लिए कलंक एवं नितान्त निलंज्ज होती है-- 
सा० द० १०८-११०) “गः व्यभिचारी । 


अन्यक = अन्य । 

अन्यतम (वि०) [अन्य--डतम] (संज्ञा शब्द की भांति कारक 
के रूप) बहुतों में से एक, बड़ी संख्या में से कोई एक. 

अन्यतर (वि०) [अन्य+-तरप्‌](सवेनाम की भांति रूप), 


मन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम्‌--शि० २।६२, अन्य-अन्य-अन्य 
आदि, पहला, दूसरा, तीसरा चौथा आदि । सम०-- 
असाधारण (वि०) जो दूसरों के प्रति सामान्य न 
हो, विशेष, --उदये (वि०) दूसरे से उत्पन्न (-यंः) 


( 


दो में से (पुरुष या परार्थे) एक, दोनों में से कोई सा 
एक (संज० के साश), संतः परीक्ष्यान्यतरद्धजन्ते-- 
मालवि० १।२, अन्यतरस्याम्‌ (“रा का अघि० ए० 
व०) किसी तरह, दोनों तरह, इच्छानुरूप । 

अन्यतरतः (क्रि० वि०) [अन्यतर-|-तसिल्‌] दो में से एक 
ओर । 

अन्यतरेद्युः (अव्य०) [अन्यतरस्मिन्नहनि --अन्यतर-- एद्यु 
नि०] दो में से किसी एक दिन, एक दिन, दूसरे दिन । 

अन्यतः (अव्य०) [अन्य +-तसिल] 1. दूसरे से 2. एक 
ओर, अन्यतः --अन्यतः, एकतः-- अन्यतः---एक ओर 
दूसरी ओर, तपनमण्डलदीपितमेकतः सततनैरा- 
तमोवृतमन्यतः - कि० ५।२, 3. किसी दूसरे कारण या 
प्रयोजन से । 

अन्यत्र (अव्य०) [अन्य +त्रल| (प्राय: = अन्यस्मिन्‌-- 
संज्ञाया विशेषण के बल से) 1. और जगह, दूसरे स्थान 
पर 2. किसी दूसरे अवसर पर 3. सिवाय, के बिना 
4. अन्यथा, दूसरी अवस्था में । 


अन्यथा (अव्य०) [अन्य--थाल्‌] 1. वरना, दूसरी रीति 
से, भिन्न तरीके से--यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न 
तदन्यथा--हि० १, अन्यथा-अन्यथा एक प्रकार से--- 
दूसरे ढंग से, अन्यथाकृ दूसरी तरह करना, परिवर्तन 
करना, बदलना, बिगाडना, मिथ्या करना--त्वया 
कदाचिदपि मम वचनं नान्यथाकृतम्‌ पंच० ४, 2. नहीं 
तो, वरना, इसके विपरीत---व्यक्‍तं नास्ति कथमन्यथा 
बासत्यपि तां न पश्येत्‌--डस्तर० ३, 3. इसके विपरीत 
4. मिथ्यापन से, झूठपने खे--किमन्यथा भट्टिनी मया 
विज्ञापितपूर्वा--विक्रम० २, 5. गलती से, भूल से 
बुरे ढंग से जैसा कि अन्यथा सिद्ध दे० नीचे। सम० 
~-अनुपपत्तिः (स्त्री ० ) ३० अर्थाफत्ति,---कारः परिवतेन, 
अदल बदल, ( ) [क्रि० वि०] भिन्न तरीके से 
भिन्न ढंग से--पा० ३॥४॥२७,--ल्यातिः (स्त्री०) 
शक्ति की गलत अवधारणा, सामान्य रूप से (दर्शन 
शास्त्र में) मिथ्या अवधारणा,--भ्रावः अदलबदल, 
परिवर्तन, भिन्नता,--वाविन्‌ (वि०) भिन्न रूप से 
या मिथ्या बोलने वाला, (विधि में) अपलापी साक्षी 
-- वृत्ति (वि०) 1. परिवर्तित 2. बदला हुआ 3. भावा. 
विष्ट, सबल संवेगों से विक्षुब्ध,-मेघ० ३,--सिद्ध 
(वि०) जो मिथ्या ढंग से प्रदर्शित या प्रमाणित किया 
गया हो, (न्याय में) उस कारण को कहते हैं जो सत्य 
न हो, तथा जो केवल मात्र आकस्मिक एवं दूरगामी 
फरिस्थितियों का उल्लेख करे,--सिद्धम्‌,- सिद्धि: 
(स्त्री०) मिथ्या प्रदर्शन, अनावश्यक कारण, आक- 
स्मिक या केवल मात्र सहवर्ती परिस्थिति--भाषा० 
प० १६,--स्तोत्रम्‌ - व्यंग्योक्ति, ताना, व्यंग्य । 

अन्यदा (अव्य०) [अन्य+-दा] 1. किसी दूसरे समय, दूसरे 


५२ ) 


| 
1 


अवसर पर, किसी दूसरे मामले में--अन्यदा भूषणं 
पुंसां क्षमा लज्जेव योषितामू शि० २४४, रघु» 
११।७३, 2. एक बार, एक समय पर, एक अवसर पर, 
3. किसी समय । 

अन्यदीय (वि०) [अन्यदा छ] 1. किसी दूसरे से संबंध 
रखने वाला 2. दूसरे में रहने वाला । 

अन्यहि (अव्य०) [अन्य+ हिल] किसी दूसरे समय (= 
अन्यदा) । 

अन्यादृक्ष--श्‌ --श (वि०) [अन्य इव पञ्यति-अन्यदृश्‌ 
-+ क्स, क्विन्‌, कडा वा आत्वम्‌ च] परिवर्तित, असा- 
धारण, अनोखा ! 

अन्याय (वि०) [न° ब०] न्यायरहित, अनुपयुक्त,--यः 
1. कोई न्याय रहित या अवैधकृत्य--दे० न्याय, 
अन्यायेन अन्याय के साथ, अनुचित ढंग से 2. न्याय 
का अभाव, औचित्य का अभाव 3. अनियमितता । 

अन्यायिन्‌ (वि०) [अन्याय +णिनि] न्यायरहित, अनुचित । 

अन्याय्य (वि०) [नि० त०] 1. न्याय रहित, अवैध 2. अतु 
चित, अशोभनीय 3. अप्रामाणिक । 

अन्यून (वि०) [न० त०] दोषरहित, त्रुटिहीन, पूर्णे, समस्त 
सकल,- अधिक न त्रुटिपूर्ण न आवश्यकता से अधिक । 
सम ०--अंग (वि०) निर्दोष अंगों वाला । 

अन्येद्युः (अव्य०) [अन्य ]-एद्यु: नि०] 1. दूसरे दिन, अगले 
दिन, अन्येदयुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना--रघु० 
२।२६, 2. एक दिन, एक बार । 

अन्योन्य (वि०) [अन्य--कर्मव्यतिहारे द्वित्वम्‌, पूर्वपदे 
सुइच] एक दूसरे को, परस्पर (सर्वनाम की भांति) 
प्रायः समस्त पदों में, "कलहः पारस्परिक झगड़ा, इसी 
प्रकार °घातः; --न्यम्‌ (अव्य०) आपस में। सम० 
--अभावः पारस्परिक सत्ता कान होना, अभाव के दो 
प्रकारों में से एक, ('भेद' का समानार्थक) ,--आंधय 
(वि०) आपस में एक दूसरे पर निर्भर, (-- यः) आपस 
में या बदले की निर्भरता, कार्यकारण का (न्याय में) 
इतरेतर संबंघ,--उक्तिः (स्त्री०) वार्तालाप,--भेदः 
पारस्परिक द्वेष या शत्रुता, विभाग: साझीदारों द्वारा 
रिक्थ का पारस्परिक विभाजन (बिना किसी और 
पक्ष के सम्मिलित हुए),--वृत्तिः (स्त्री) किसी 
वस्तु का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव,_-व्यतिकरः, 
= संश्रयः इतरेतर क्रिया या प्रभाव, कार्य कारण का 
पारस्परिक संबंध । 

अन्वक्ष (वि०) [अनुगतः अक्षम्‌ इन्द्रियम्‌--ग० स०] 
1. दृश्य 2. तुरन्त बाद में आने वाला, क्षम्‌ (अव्प०) 
1. बाद में, पश्चात्‌ 2. तुरंत बाद में, सामने, सीघे-- 
या० ३।२१ । 

अन्वक्‌ (अव्य०) [अनु +-अञ्च्‌ +-क्विप्‌ नपुंऽ ए० ब०] 1 
बाद में, 2. पीछे से 3. मेंत्रीभाव से व्यवहृत, अनुकूल 


( ५३ ) 


रूप में, अम्वगभूत्वा, भावम्‌, आस्तै मित्रतापूर्वक 
व्यवहूत होना 4. (कर्म० के साथ) पञ्चात्‌ ताम्‌ 
अभ्वग्ययौ मध्यमलोकपाल:--रघु ० २1१६ । 

अन्वञ्च्‌ (वि०) [अनु -1-अज्च्‌ --क्विप्‌] पीछे जाने वाला 
पीछा करने वाला, अनूचि पीछे की ओर, पीछे से। 

अन्त्य; [अनु + ३+ अच्‌] 1. पीछे जाना, अनुगमन, अनु- 
गाभी, परिजन, सेवकवगे--का स्वमेकाकिनी भीरु 
निरन्वयजने वने-भट्टि० ५।६६, 2. साहचर्य, मेलजोर, 
संबंध 3. वाक्य में शब्दों का स्वाभाविक क्रम या 
संबंध, व्याकरण विषयक क्रम या संबंघ,-तात्पर्याख्यां 
वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने--सा० द०; शब्दों का 
युक्तियुक्त संबंध 4. तात्पर्य, अभिप्राय, प्रयोजन 5 
जाति, कुल, वंश--रघूणामन्वयं वक्ष्ये-रघु० १।९, 
१२।६, 6. वंशज, सन्तति, बाद में आने वाली सन्तान- 
साम्य ऋते अन्वयः--या० १1११७, 7. कायकारण का 
तर्कसंगत संबंध, तर्कसंगत नैरन्तर्य,-जन्मायस्य यतोऽ- 
न्वयादितरत:--भाग ० ८, (न्या० में) [हेतुसाध्ययो- 
वर्याप्तिरन्वयः] --भारतीय अनूमितिवाद में साध्य और 
हेतु की सतत तथा अपरिवरत्यं सहवतिता का वर्णन । 
सम०--आगत (वि०) आनुवंशिक,--शः वंशावली 
प्रणेता. रप़ु ० ६८,---व्यतिरेकः (“को या °कम) 1. 
विधायक और निषेधात्मक प्रतिज्ञा, सहमति और 
बैपरीत्य अर्थात्‌ भिन्नता 2. नियम और अपवाद, 
--व्याप्तिः (स्त्री ०) स्वीकारात्मक प्रतिज्ञा या सहमति, 
अंगीकारसूचक सामान्यपद । 

अभ्यर्थ (विश) [अनुगतः अर्थम्‌ --प्रा० स०] शब्द की 
व्युत्पत्ति के द्वारा ही जिसका अर्थ आसानी से जाना 
जा सके, भाव के अनुकूल, सार्थक--तथैव सोऽभूदन्वर्थो 
राजा प्रक्ृतिरञ्जनात्‌-रघु० ४। १२, अन्वर्था तैवंसुन्धरा 
--कि० ११।६४। सम०--न्रहणम्‌ शब्द के अर्थ 
को शब्दशः स्वीकार करना, (विप० रूढ),- संज्ञा 
1. उपयुक्त नाम, एक पारिभाषिक नाम जो अपना 
अर्थं स्वयं प्रकट करता है, 2. यथाथ नाम जिसका 
अर्थ स्पष्ट हे । 

अम्क््वक्िरणम्‌ [अन्‌ |-अव--क--ल्युट] क्रमपूर्वक चारों 
ओर बखेरना । 

अ्बबसर्गः [अनु {अव+ सृज्‌ +- घञ्ज्‌] 1. शिथिल करना 
2. इच्छानुसार व्यवहार करने देना, कामचारानुज्ञा, 3 
स्वेच्छाचारिता । 

अन्ववसित [अनु [अव सो--क्त] (वि०) संयुक्त, संबद्ध, 
बंघा हुआ । 

अन्कवायः [अनु+ अव--अयू+- घडा] जाति, कुरू, वंश । 

अम्वबेक्षा [ अनु +-अव- ईक्ष अकु)-टाप्‌ } लिहाज 
विचार । 

अस्बष्टका [अनुगता अष्टकाम्‌--प्रा० स०] मागेशीम्रे मास 


की पूणिमा के पश्चात्‌ आने वाले पौष, माघ और 
फाल्गुन के कृष्णपक्ष की नवमी । 

अन्वष्टक्यम्‌ [अन्वष्टका यत्‌] अन्वष्टका के दिन होने 
वाला श्राद्ध या ऐसा ही कोई दूसरा अनुष्ठान । 

अन्वष्टमदिशम्‌ (अव्य०) [प्रा० स०] उत्तर पश्चिम दिशा 
की ओर ! 

अन्वहम्‌ (अव्य०) [अनु +-अहन्‌--प्रा० स०] दिन-ब-दिन, 
प्रति दिन । 

अश्बास्यानम्‌[अनु +आ+ख्या + ल्युट्‌ |बाद में उल्लेख करना, 
या गिनना, पूर्वोक्त का उल्लेख करते हुए व्याख्या करना । 

अन्बाचयः [अनु+आ--चि--अच्‌] 1. प्रधान कार्ये का 
कथन करके गौण कार्य की उक्ति, मुख्य पदार्थ के साथ 
गौण पदार्थ का जोड़ना, 'च' निपात का एक अर्थ-- 
भो भिक्षामट गां चानय--यहां.पर भिक्षुक के प्रधान 
कार्य --(मिक्षाथं बाहर जाने) के साथ एक गौणकार्य 
(गाय का ले आना) भी जोड दिया गया हैं 2. इस 
प्रकार का स्वयं एक पदार्थ । 


अन्वाजे (अव्य०) [अनु--आजि--डे] ('उपज' की भांति 
| इसका प्रयोग 'कृ' के साथ होता हैं) दुर्बल की सहायता 
| करना, (यह विकल्प से उपसगे समझा जाता है) 
कृत्य, या "कृत्वा ! 
अन्वादिष्ट (वि०) [अन्‌+आ--दिश्‌+-क्त] 1. बाद में 
या के अनुसार, कहा हुआ, पुनः काम पर लगाया हुआ 
2. घटिया, गोण महत्त्व का । 
अन्वादेशः [अन्‌ +-आ-दिश्‌-+ घडा] एक कथन के पश्चात्‌ 
दूसरा कथन, पूर्वोक्त की पुनरुक्ति । 
अन्वाधानम्‌ [अनु + आ-घा+-ल्युट्‌] अग्निहोत्र की अग्नि 
में समिघाएँ रखना । 
अन्वाधिः [अनु+आ--धा-+कि] (व्यवहारविधि में) 1 
जमानत, किसी तीसरे व्यक्ति के पास घरोहर या प्रति- 
| 
| 
| 


भूति जमा करना जिससे कि समय पर वह यथार्थ 
स्वामी को सौंपी जा सके 2. दूसरी धरोहर 3. अनवरत 
चिन्ता, खेद, पश्चात्ताप । 

अन्बाघेयम-यकर्‌ [अनु-|-आ-|-घा--यत्‌ स्वार्थं कन्‌ च] 
एक प्रकार का स्त्री-घन जो विवाह के पश्चात्‌ पित- 
कुल या पतिकुल की ओर से या उसके अपने संबंधियों 
को ओर से उपहार स्वरूप दिया जाय--विवाहात्परतो 
यच्च लब्घ भर्तुकुलात्स्त्रिया 
लब्घं पितृ (बंध ) कुलात्तथा । 

अन्वारम्भ:- भषम्‌ [अनु |-आ-_ रभ घञ, ल्युट्‌ वा 
मुम्‌ च] स्पश, संपर्क, विशेषतया यजमान (यज्ञ का 
अनुष्ठाता) को पुनीत संस्कार के सुफल का अधिकारी 
बनाने के लिए स्पशे करना । 

[अनु-+ आ+रुह्‌ + ल्युट्‌] स्त्री का अपने पति 

के शव के साथ चिता पर बेठना । 


अन्वाघय तु तद्‌द्रव्य 


(५४ ) 


अम्बासनम्‌ [अतु-आस्‌ ल्युट्‌] 1. सेवा, परिचर्या, पूजा 
2. दूसरे के पोछे आसनग्रहण करना 3. खेद, शोक । 

अन्वाहार्यः (-येम्‌), -र्यकम्‌॒ [ अनु--आ- "हू प्यत्‌ 
स्वार्थे कन्‌] पितरों के सम्मान में अमावस्या के दिन 
किया जाने वाला मासिक श्राद्ध । 

अन्वाहिक (वि०) [स्त्रीको] दैनिक, प्रतिदिन का । 

अम्बाहित ल्ल्तु० अन्वाधेय । 

अन्वित (वि०) [अनु +इ+-क्त] 1. अनुगत, अनुष्ठित, सहित, 
युक्‍त, 2. अधिकार प्राप्त, रखने वाला, आहत, प्रमा- 
वित (करण के साथ या समास में) 3. संयुक्त, जोड़ा 
हुआ, क्रमागत 4. व्याकरण की दृष्टि से संयुक्त । 
सम०--अर्थ(वि०) प्रकरण से ही जिसके अर्थ आसानी 
से समझ में आ सकें,--अथंवाद:ः,--अभिधानवादः 
मीमांसकों का एक सिद्धांत जिसके अनुसार वाक्य में 
झब्दों का अर्थ सामान्य या स्वतंत्र रूप से नहीं होता, 
बल्कि किसी विशेष वाक्य में एक दूसरे से संबद्ध होकर 
शब्द का जो अर्थ निकलता है, वही होता है। दे० 
काव्य ० २, अभिहितान्वयवाद भी यही सिद्धान्त है ) 

अन्दीक्षणम्‌--क्षा [अनु+-ईक्ष--ल्युटू, अच्‌ वा] 1. खोज, 
दूंढना, गवेषणा 2. प्रतिबिब । 

अन्बीत==तु० अन्वित । 

अन्वुखस्‌ (अव्य०) [प्रा० स०] एक ऋचा के पश्चात्‌ दूसरी 
ऋचा । 

अन्वेषः--षणम्‌--णा [अनु-- इष्‌ 4- घञ्न, ल्युट्‌ वा, स्त्रियां 
टाप्‌] ढूंडना, खोजना, देखभाल करना--वयं तत्त्वा- 
न्वेषान्मधुकर हृताः--श० १।२४, रंध्रान्वेषणदक्षाणां 
ढिषां रघु० १२।११ । 

अन्वेषक, अन्वेषिन्‌, अन्वेष्ट्र (वि०) [अनु+-इष्‌+-भ्वुलू, 
णिनि, तृच्‌ वा] ढूंढने वाला, खोजने वाला, पूछ ताछ 
करने वाला । 

अष्‌ (स्त्रीश) [आप्‌ +क्विप्‌+ ह्लस्वश्च] (परिनिष्ठित 
भाषा में केवल ब० व० में ही रूप होते | 
आपः, अपः, अङ्किः, अद्भघः २, अपाम्‌, अप्स, परन्तु 
वेद में एक वचन और द्विवचन भी होते है) पाती, खनि 
चैव स्पृञ्ेदद्भिः-मनु० २।६०, पानी बहुधा सृष्टि 
के पांच तत्त्वों में सब से पहला तत्त्व समझा जाता है 
यथा--अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासुजतू--मनु० 
१।८, श० १।१ परन्तु मनु० १।७८ में बतलाया गया 
है--कि मन, आकारा, वायु और ज्योति अथवा अग्नि 
के पश्चात्‌ तेजस्‌ या ज्योतिस्‌ से जलों की उत्पत्ति हुई। 
सम ०--चरः जलचर, जलीय जन्तु, --पतिः 1. जल 
का स्वामी वरुण 2. समुद्र, दूसरे समस्त पदों को शब्दों 
के अन्तर्गत देखो । 

अप (अव्य० } 1. (घातु के साथ जुड़कर इसका निम्नांकित अश 
होता हैँ)--(क) से दूर, अपयाति अफ्नयति (ख) 


'हास,--अपकरोति-बुरी तरह से या गलत ढंग से 
करता है ( ग) विरोध, निषेध, प्रत्याख्यान--अपकर्षति 
अपचिनोति (घ) वर्जन--अपवह, अपसृ (प्रेर०), 
2. त० और ब० स० का प्रथम पद होने पर इसके 
उपर्युक्त सभी अथं होते हूँ-अपयानम्‌, अपश्चब्दः--एक 
बुरा या भ्रष्ट शब्द, भी निडर, अपरागः असन्तुष्ट 
(विप० अनुराग), अधिकांश स्थानों पर 'क्रप' को 
निम्न प्रकार से अनूदित कर सकते हैं--बु रा. घटिया' 
“अष्ट' 'अद्युद्ध' 'अयोग्य' आदि 3. पृथक्करणीय अव्यय 
(अपा० के साथ) के रूप में--(क) से दुर-यत्सं- 
प्रत्यपलोकेभ्यो लंकायां वसतिर्भवेत्‌ --भट्टिः ८।८७ 
(ख) के बिना, के वाहर--अपहरेः संसार:--सिद्धा ० 
(ग) के अपवाद के साथ, सिवाय- अप त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देवः--सिद्धा०,--के बाहर, को छोड़कर, इन 
वाक्यों में 'अप' के साथ क्रि» वि० (अव्ययीभाव 
समास) भी बनते है--“विष्णु संसारः--बिना विष्णु 
के, °त्रिगतंवृष्टो देवः--अर्थात्‌ त्रिगतं को छोड़कर अप 
निषेध और प्रत्याख्यान को भो जतलाता है--”कामं, 
“शुंकमू । 

अपकरणम्‌ [अप+-कृ+-ल्युट्‌ ] 1. अनुचित रीति से कार्य 
करना 2. अनुपयुक्त काम करना, चोट पहुंचाना, 
दुर्व्यवहार करना, कष्ट पहुँचाना । 

अपकत (वि०) [ अप+-कृञ-तृच्‌ ] हानिकारक, कष्ट- 
दायक, (पुं०--र्ता) शत्रु । 

अपकर्मन्‌ [प्रा० स०] 1. ऋण से निस्तार 2. ऋणपरिशोध, 
--दत्तस्यानपकर्मं च--मनु० ८।४, 2. अनुचित्र, 
अनुपयुक्त कार्य, दुष्कमं, दुष्कृत्य 3. दुष्टता, हिसा, 
उत्पीडन । 

अपकर्षः [ अप--कृष्‌-+ षञ्ञ, ] 1. (क) नीचे की ओर 
खींचना, कम करमा, घटाना, हानि, नाश--तेजोपकर्ष: 
--वेणी० १, हास (ख) अनादर, अपमान (सभी अर्थो 
में विप० उत्कर्ष) 2. बाद में आने वाले शब्दों का पूर्वे- 
बिचार (व्मा० काव्य ओर मीमांसा आदि में) । 

अपकर्षक (वि०) [ अप+ कृष्‌-ण्वुल्‌ ] कम करने बाला 
घटाने वाला, से निकालने वाला--दोषास्तस्य (काव्य- 
स्य) अपकषंकाः--सा० द० १.। 

अधकर्षणम्‌ { अपः{-कृष्‌य-ल्युद्‌ ] 1. दूर करना, खींचकर 
दूर करमा मा नीचे छे जाना, बञ्चित करना, निकाल 
देना 2. कम करना, घठाना 3. दूसरे का स्थान ले 
लेना । 

अपकारः [ अप+-कृु4-घञ्ञ्‌ ] 1. हानि, चोट, आघात, 
कष्ट (विप० डपकार) उपकर्त्रारिणा संधिर्न मित्रेणा" 
पकारिणा, उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः--" 
शि० २।३७, अपकारोऽप्युपकारायैव संवृत्तः 2. दूसरे 
का बुरा चिन्तन, दूसरे को चोट पहुंचाना 3. दुष्टता, 


( 


हिसा, उत्पीडन 4. गिरा हुआ, नीच कर्म । सम०-- 
अरथिन्‌ (वि०) द्वेषी, दुरात्मा, गिर्‌ (स्त्री०-गीः) 
ब्दः गालियाँ, भर्त्सना दायक तथा अपमानजनक 
शब्द । 

अपकारक, कारिन्‌ (वि०) [ अप+ कृ+-ण्वुलू णिनिर्वा ] 
क्षति पहुँचाने वाला, अनिष्टकारी, कष्टप्रद, अहितकारी, 
पंच० १।९५, शि० २।३७-कः,--री बुरा करनेवाला । 

अपक्कृति=तु० अपकार, इसी प्रकार अपक्रिया आघात, 
चोट, अनिष्ट, कुकृत्य, ऋणपरिशोघ । 

अपकृष्ट (वि०) [ अप-+-कृष्‌+-क्त ] 1. खींच कर बाहर 
किया गया, दूर हटाया गया 2. नीच, कमीना, अधम 
(विप० उत्कृष्ट) न करिचद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि 
भजते--श० ५।१०,--ष्टः कौवा । 

अपकौशली-- समाचार, सूचना 

अपक्तिः (स्त्री०) [ नडा +पच्‌+ क्तिन्‌ ] 1. कच्चापन, 
परिपक्वता का अभाव 2. अपच, अजीणं । 

अपकसः[ अप+-क्रम्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. दूर चले जाना, पलायन, 
पीठ दिखाना, 2. (समय का) बीतना,--(वि० ) 
1. क्रमरहित 2. अनियमित, गलत क्रम वाला । 

अपक्रमणम्‌--क्रामः | अप+ क्रम्‌ +- घञ वा] पीछे 
मुड़ना, हटना, उड़ान, भागना । 

अपक्रोशः [ अप-- क्रुश्‌ +- घञ्‌ ] गाली, भर्त्सना । 

अपक्ष (वि०) [न० ब० ] 1. पंखों से या उड़ान की शक्ति 
से रहित, 2. किसी पक्ष या दल से संबंध न रखने वाला 
3. जिनके मित्र समर्थक न हों 4. निष्पक्ष, पक्षरहित । 
सम ०--पातः निष्पक्षता,-पातिन्‌ वि० पक्षपात रहित । 


अपक्षयः [ अप+-क्षि{-अच्‌ ] छीजना, हास, नाश । 
अपक्षेपः- क्षेपणम्‌ [ अप+- क्षिप्‌ +-घञ्ञ्‌ ल्युट्‌ वा ] 1. दूर 
करना या नीचे फेंकना 2. फेंक देना, नीचे रखना. 

वैशेषिक दर्शन में निर्दिष्ट पांच कर्मो में से एक कमं, 
दे० कर्मन्‌ । 

अपगंड: [ अपसि (वैध) कर्मणि गंडःत्याज्यः ] जिसने वय- 
स्कता प्राप्त कर ली हे, दे० अपोगंड । 

अपगमः--मनम््‌ [ अप+-गम्‌+-अप्‌, ल्युट्‌ वा | 1. दूर 
जाना, हट जाना, वियोग, समायमा: सापगभा:--हि० 
४।६५, 2. गिरना, हटना, ओझल होना--पुराणपत्रा- 
पगमादन्तरं--रधु० ३।७, 3. मृत्यु, मरण । 

अपगतिः (स्त्री०) [ अप+-यंम्‌ क्तिन्‌ ] दुर्भाग्य । 

अपगर: [ अप-{-गृ-- अप्‌ ] 1. निदा, भर्त्सना 2. निन्दक, 
भत्संक । 

अपगजित (वि०) [ अप--गर्ज--क्त ] (बादल की भांति) 
गर्जनाशून्य । 

अपचयः [अप--चि-|-अच्‌] 1. न्यूनता, कमी, ह्लास, छीजन, 
गिरावट (आलं० भी )-कफापचय:--दश० १६०, 2. 
नाश, असफलता, दोष । 


७०२? 


५५ ) 


अपचरितम्‌ [अप--चर्‌--क्त] दोष, दुष्कृत्य, दुष्कर्म- 
आहोस्वित्‌ प्रसवो ममापचरितेविष्टंभितो वीरुघाम्‌ू-- 
श० ५१९ | 

अपचारः [अप--चर्‌--घजडा.] 1. प्रस्थान, मृत्यु--नसहंधो- 
षइ्च कांतकापचारं निभिद्य--दश० ७२, 2. कमी, 
अभाव 3. दोष, अपराध, दुष्कर्म, दुराचरण, जुर्म 
-राजन्प्रजासु ते कर्चिदपचारः प्रवर्तते-रघु० १५1४७ 
4. हानिकर या कष्टप्रद आचरण, क्षति 5. दोष 
या कमी-नापचारमगमन्‌ क्वचित्क्रिया:--शि० १४३२, 
6. अस्वास्थ्यकर या अपथ्य--कृतापचारोऽपि परैरना- 
विष्कृतविक्रिय:, असाध्य: कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो 
यथा । शि० २।८४, (यहाँ अ” भी आघात या क्षति 
का अर्थ रखता है) 

अपचारिन्‌ (वि०) [अप--चर्‌+-णिनि] कष्ट पहुँचाने 
वाला, दुष्कर्म करने वाला, दुष्ट, बुरा । 

अपच्चितिः (स्त्री०) [अप--चि--क्तिन्‌] 1. हानि, छीजन, 
नाश 2. व्यय 3. प्रायश्चित्त, सम्पूति, पाप का प्राय- 
श्चित्त 4. सम्मानन, पूजन, आदर प्रदर्शन, पूजा-विहि- 
तापचितिर्महीभृता- शि० १६।९ (इसका अर्थ 'हानि’ 
और 'नाश' भी है) । 

अपच्छत्र (वि०) [ब० स० ] बिना छाते के, छतरी 
के बिना । 

अपच्छाय (वि०) [ ब० स० ] 1. छायारहित 2. चमक- 
रहित, घूंघला --यः जिसकी छाया न होती हो 
अर्थात्‌ परमात्मा; तु० नै० १४।२१, श्रियं भजन्तां 
कियदस्य देवाइछाया नलस्यास्ति तथापि नैषाम्‌, 
इतीरयन्तीव तया निरैक्षि सा (छाया) नैषधेन त्रिद- 
शेषु तेषु । 

अपच्छेदः--छेदनम्‌ [ अप+छिद्‌+-घञ्न,, ल्युट्‌ वा] 1 
काट कर दूर कर देना, 2. हानि 3. बाधा । 

अपजयः [ अप+-जि+-अच्‌ ] हार, पराजय । 

अपजातः [ अप~-जन्‌+-क्त | कुपुत्र, जो गुणों की दृष्टि 
से माता पिता से हीन हो--मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनु- 
जातः पितुः समः, अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽ 
धमाघमः--सुभा० । 

अपज्ञानम्‌ [ अव--ज्ञा“-ल्युट्‌ ] मुकरना, गुप्त रखना । 

अपञ्चीकृतम्‌ [ न० त० ] जिसका पंचीकरण न हुआ हो, 
पंचमहामूतों का सुक्ष्म रूप । 

अपटी [ अल्पः पटः पटी--न० त० ] 1. कपड़े का पर्दा 
या दीवार विशेष रूप से कनात' जो तम्बू को चारों 
ओर से घेर लेती है 2. पर्दा । सम० -_क्षेषः 
(अपटक्षेपः) पर्दे के एक ओर गायन, क्षेपेण (= 
अकस्मात्‌) जल्दी से पर्दे को एक ओर करके, (यह 
शब्द बहुधा रंगमंच के निदेशार्थ प्रयुक्त होता है तथा 
भय, उतावली या घबराहट के कारण हडबडाहट के 


( ५६ ) 


साथ पात्र के प्रवेश को प्रकट करता हे जैसा कि बिना 
किसी भूमिका (ततः प्रविशति आदि) के, पात्र 
अकस्मात्‌ पर्दे को उठा कर प्रविष्ट होता है) । 

अपदु (वि०) [ न० त० | १. अनिपुण, अदक्ष, मंदबुद्धि, 
भोंदू, 2 जो बोलने म॑ चतुर न हो 3. रोगी । 

अपठ (बि० ) ¦ न० त० नञ्ञ्‌ +पठ्‌+-अच्‌ ] पढ़ने में 
असमर्थ, न पढ़ने वाला, दुष्पाठक तु०, अपच्‌' । 

अपण्डित प [त° त० | 1. जो विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ 
न हो, » अनाड़ी-विभूषणं मौनमपण्डितानाम -- 
भर्तुं ० नी० ७, 2. जिसमें कुशलता, रुचि तथा गृणों 
की सराहना करने का अभाव हो । 

अपण्य (वि०) [न०त०] जो बिक्री के लिएन हो, 
--जीविकार्थ चापण्ये-पा० ५।३।९६ | 

अषतपंणम्‌ [ अप-{-तृप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. उपवास रखना (रुग्णा- 
वस्था में) 2. तृप्ति का अभाव । 

अपतानकः | अप+तन्‌+ण्वुल ] एक प्रकार का रोग 
जिसमें अकस्मात्‌ मर्छा आती हैं, दोरे पड़ते हँ तथा 
पेशियो में सिकुड़न होती है ! 

अपत्ति-तिक (वि०) [ न० ब० ] जिसका स्वामी न हो, 
जिसका पति न हो. अविवाहित । 

अपत्नीक (वि०) | न० ब० ] जिसकी पत्नी न हो । 

अपतीर्षम्‌ [ प्राश स०-अप्रकृष्ट तीर्थम्‌ ] बुरा तीर्थस्थान ! 

अफ्त्यम्‌ | न पतन्ति पितरोऽनेन-नञ्ञ +-पत्‌ + यत्‌ ] 1. 
सन्तान. बच्चे. प्रजा, संतति (मनष्यों की और पशुओं 
की) बेटा या बेटी: एक ही कुल में उत्पन्न पुत्र, पोत्र 
तथा प्रपौ आदि--अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌--पा ० ४। 
२1६२ --अपत्येरिद नौवारभागधेयोचिर्तमुंगैः-रघु० 
१।५ ५, 2, अपत्यवाचक प्रत्यय । सम०--काम (वि०} 
सन्तान का इच्छक, पथः योनि. --अत्ययः अपत्य- 
वाची प्रत्यय, --विक्रयिन्‌ (वि०) सन्तान का विक्रेता. 
वह पिता जो धन के लालच से अपनी कन्या को भावी 
जामाता के हाथ बेच देता हं; --शत्रः 1, केकड़ा 
2. साँप । 

अपत्रप (बि०) † ब० स० ] निलंज्ज, बेहया, --पा, 
--पणम लज्जा, हया ! 

अपत्रपिष्ण( दि») | अय-!- त्रप--इष्णुच ] शर्मीला, छजीला । 

अ्पञ्रस्त { ब०) | अपन-त्रस--क्त | डरा हुआ, अपभीत, 
तरगापत्रस्त:---तरंगों से किचित्‌ भीट : 

अपय (बि०, ' नऽ ब० | मागेरहित. बिनः सडक के, 
चर! अवन्या:। | न० त० ] जो मार्गे न हो. मार्ग 


का अभःव. कूमागं ! शाब्द०), (आलं०) नैतिक ¦ 


अनियांमतता यः स्खलन, दृष्पछ य” कृमाग-- अपथे 


पदमप०/न्त छ श्रतवन्तोरश॑र रजोनिमीलिता:--रष्‌ ७ ¦ 


शिक्षा स*~ मिन (451 कुमागं पर चलनं 
फर, बिधमंभामं. . 


अपथ्य (वि०) [ न० त० ] 1 अयोग्य, अनुचित, असंगत, 
घृणित--अकार्य कार्यसकाशमपथ्यं पथ्यसंमितम्‌--रा० 
2. (आयु० में) अस्वास्थ्यकर, रोगजनक (जैसा कि 
भोजन, पथ्यापथ्य) सन्तापयति कमपथ्यभुजं न रोगाः 
-ाहि० ३1११७, 3. बुरा दुर्भाग्यपूर्ण । सम्‌० --- 
कारिन्‌ (वि०) कष्टप्रद । 

अपदः [ न० ब० ] बिना पैर का, --दम्‌ [ न० त० | 
1. आवास या स्थान का अभाव, 2. सदोष स्थान या 
अनुपयुक्त आवास 3. एसा शब्द जिसके साथ अभी 
विभक्ति-चिह्व न जुड़ा हो 4. अन्तरिक्ष। सम०--अंतर 
(वि०) संलग्न, संसक्त, समीपस्थ (-रम्‌) सामीप्य, 
संसक्तता । 

अपदक्षिणम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] बाई ओर । 

अपदम (वि०) [ ब० स० ] आत्मसंयम से हीन । 

अपदश (वि०) [ ब० स० ] दस की संख्या से दूर । 

अपदानम्‌ दानकम्‌ | अप+- दा-ल्युट्‌ स्वार्थे कन्‌ च ] 1 
पवित्राचरण, मान्य जीवनचर्या 2. उत्तम कार्य, सर्वोत्तम 
कार्य (कदाचित्‌ 'अवदानम्‌' के स्थान पर) 3. भली- 
भाँति पूर्ण रूप से किया गया कार्य, निष्पन्न कार्य ! 

अपदार्थः [न० १०] 1. कुछ नहीं, सत्ता का अभाव 2. बाक्य 
में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ न होना-अपदार्थोऽपि वाक्याथं: 
समुल्लसति-काव्य ० 2. । 

अपदिशम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] मध्यवर्ती प्रदेश में, 
परिधि के दोनों प्रदेशों के बीच । 

अपदेवता [ प्रा० स० ] पिशाच, भूत प्रेत । 

अपदेशः [ अप -- दिश्‌ + घञ्ञ्‌ ] 1. वक्तव्य, उपदेश, नाम 
का उल्लेख करते हुए संकेत करना--नैष न्यायो 
यद्दातुरपदेज्ञ:--दश० ६०, हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनर्वचनं निगमनम्‌--न्या० शा० 2. बहाना, छल, 
कारण, व्याज--केनापदेशेन पुनराश्रमं गच्छामः--- 
श० २. रक्षापदेशान्मृतिहोमधेनोः---रघु० २।८, 3. 
कारणों का वर्णन, तक प्रस्तुत करना, भारतीय न्याय- 
बाद के पाँच अंगों में से दूसरा--हेतु--(बैशे० के 
अनुसार) 4. निशाना, चिह्न 5. स्थान, दिशा 6. 
अस्वीकृति 7. प्रसिद्धि, यश 8 छल । 

कापब्रव्यम्‌ [ प्रा० स० | बुरा द्रव्य, बरी वस्तू । 

अपद्वारम्‌ [ प्रा स० | बगल का दरवाजा, असली द्वार के 
अतिरिक्त कोई दसरा प्रवेश द्वार । 

| खपभम (वि०) ¦ ७८ स« ? जिसमें धूअरं न हो, धूम रहिन! 

| अपध्यानम्‌ [ प्रा» सं- | डरे विचार, अनिष्ट चिन्तन, मन 

! हो! मन कोसना ¦ 

| अपध्वंसः | प्रा० सः ! अधःपतन, गिरावट, रांछन ! 

सम > ऊः नौं मिश्रित पतित तथा निन्द्य जाल 

| मे उत्पन्त--मनु« १०।४१, ४६ | 

। अपध्वस्त (वि०) [ अप+ घ्वंस--क्त ] :. झिड़का गय, 


( ५७ ) 


अभिशप्त, घृणित 2. अपूर्ण रूप से या बुरी तरह पीसा 
हुआ, 3. त्यक्त, -स्तः दुष्ट, पाजी, जिसमें बुरे भले 
की समझ न हो 

अपनयः [ अप नी +अच्‌ ] 1. ले जाता, हटाना, निरा- 
करण करना 2. दुर्नीति या दुराचरण 3. क्षति, अप- 
कार--ततः सपत्नापनयनस्मरणानुशयस्फुरा--शि० 
२।१४। 

अपनयनम्‌ [अप +-नी + ल्युट्‌] 1. ले जाना, हटाना--नाति 
श्रमापनयनाय --श० ५।६, 2. आरोग्य देना, इलाज 
करना 3. ऋण परिशोष, कतव्य का निर्वाह । 

अपनस (वि०) [ ब० स० ] बिना नाक का,-असिकौक्षेय- 
मुद्यम्य चकारापनसं मुखम्‌--भट्टि० ४।३१ । 

अपनुत्तिः (स्त्री०) } [अप¬-नुद्‌त-क्तिन्‌, घञ्‌, ल्युट्‌ 

अपनोद:-नोदनम्‌ वा] हटावा, ले जाना, चष्ट करना, 
प्रायश्चित्त, (पाप का) परिशोधन--पापानामपनुत्तये 
--मनु० ११।२१५ । 

अपपाठः [प्रा० स०] अशुद्ध पठन, बुरी तरह पढ़ना, पढ़ने 
में अशुद्धि, छठादशापपाठा अस्य जाता: ) 

अपपात्र (वि०) [ब० स०] सामान्य पात्रों के उपयोग से 
वंचित, नीची जाति का ! 

अपपात्रितः [ पात्रभोजनाद्‌ बहिष्कृतः--अपपात्र--इतच ] 
किसी बड़े पाप या अपराध के कारण जाति से बहि- 
ष्कृत होकर जो अपने संबंधियों के साथ सामान्य 
पात्रों में खान-पान के योग्य नहीं है ! 

अपपानम्‌ [अप--पा--ल्युट्‌] अपेय, बुरा पेय ¦ 

अपपूत (वि०) [ब० स०] जिसके नितंबों या कृल्हो की 
बनावट सुडौल न हो--तौ बेढंगे कूल्हे । 

अपप्रजाता | अपयत: प्रजातो यस्याः ब०स०] वह स्त्री | 
गर्भपात हो गया हो । 

अपप्रदानम्‌ [अप ¬-प्र +-दा +ल्युट्‌] घूस, रिश्वत । 

अपभ०---भी (वि०) निडर, निर्भर, निश्शंक-रघु० 
३।५१ । 

अपभरणी [अप --भू--ल्युट्ज-ङीप्‌] अन्तिम नक्षत्रपुंज । 

अपभाषणम्‌ [अप --भाष्‌--ल्युट] भर्त्सना, अपयश । 

अपश्चेशः [अप +- अंश्‌-+- घडा] 1 नीचे गिरना, पतन, 
अत्यारूढिर्भवति महतामप्यपञ्रंशनिष्ठा--श० ४ 2. 
भ्रष्ट शब्द, भ्रष्टाचार (अतः) अशुद्ध शब्द चाहे वह 
व्याकरण के नियमों के विपरीत हो और चाहे वह 
ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो जो संस्कृत न हो 3. भ्रष्ट 
भाषा, {काव्य में) गड़रियों आदि के द्वार' प्रयुक्त 
प्राकृत बोलो क! निम्नतम रूप, (शास्त्र में} सस्कृत से 
भिन्न कोई भी भाषा--आभीरादिगिर. काव्येष्वप रंश 


इत स्मृता, शास्त्रेषु संस्कृतादन्यदपञ्रशतयोदितम्‌- ¦ 


काव्यादके ६ ; 
कॅ. {ज्यो ष र) ।अपकृष्ट मोयते--मा--वॅ ना; कुठ 
८ 


बनुमा में सुई का उत्तर से ठीक पूर्व या पश्चिम की 
ओर धुमाव, क्रान्तिवलय । 

अवमर्दः [अप--मृद्स- घडा] जो बुहारा जाता है, धूर, 
गर्दा । 

अपसहो: [अपञ-मृशाञ- घडा] छूना, चरना । 

अवमानः [अप--मन्‌--घडा | अनादर, सम्मान का न होना 
लांछन--रूम्यते बुद्धघवज्ञानमपभानं च पुष्कलम्‌ 
पंच० ११६३ । 

अपमामेः [अप+-मृग्‌ञ- घञा] छोटा रास्ता, बगल का मार्ग 
बुरा रास्ता । 

अपमानम्‌ [अप- माजे +ल्युट्‌] 1. धोकर साफ करना, 
माँजना, साफ करना, 2. हजामत बतवीता, नाखून 
कटाना । 

अपमुख (वि०) [बं० स०] 1. औंषे मुंह वाला 2. विरूप, 
कुरूप । 

अपसूर्घन्‌ (वि०) [ब० स०] जिसके सिर न हो, “कलेवर- 
अमर० । 

अपमृत्युः [प्रा० स०] 1. आकस्मिक या असामयिक मरण, 
दुर्घटना के कारण मृत्यु, 2. कोई भारी भय या रोग 
जिससे कि रोगी (जिसके जीने की आशा न रही हो) 
आशा के विपरीत स्वस्थ हो जाता हैं ! 

अपमृषित (वि०) [अप¬-मुष्‌-+-क्त] 1. जो समझ में न 
आ सके, अस्पष्ट जैसे कि कोई वाक्य या वक्तुता 2. 
जो सह्य न हो, जिसे कोई पसन्द न करे---विहितं 
मयाद्य सदसीदमपमूषितमच्युताचंनम्‌, यंस्य-शि० 
१५४६1 

अपयदवास (न०--शः) [प्राश स०] बदनामी, कलक, अप- 
कीति--अपयशो यद्यस्ति कि मृ त्युना--भर्ते० नी० ५५ । 


अपयानम्‌ [अप--या--ह्युट्] दूर जाना, वापिस बुड़ना, 
भागना । 
अपर (वि०) [त० ब०] (कुछ अर्थो में 'सर्वेनाम' की भांति 
प्रयुक्त होता है) 1. अप्रतिद्वन्द्वी, बेजोड़, तु० अनुत्तम, 
अनुत्तर 2. [न० त०] (क) दूसरा, अन्य (वि० व 
नाम की भांति प्रयुक्त) (ख) ओर, अतिरिक्त (ग) 
दूसरा, और (घ) भिन्न, अन्य--मनु® १।८५, (ङ) 
तुच्छ, मध्यम 3. किसी और से संबंध रखने वाला, 
जो अपना निजी न हो (विप० स्व) 4. पिछला, बाद 
का, दूसरा, बाद में (काल और देशकी दृष्टि से) 
(विप« पूर्व), अन्तिम--रात्रेरपरः काळे निरु०, 
जन षष्ठीतत्पुरुष समास के प्रथम पद के रूप में 
प्रयुक्त होता हैं तब पिछला भाग' 'उत्तरा्श' अथे होता 
है; --“पक्षः मास का उत्तराघं. “हेमंतः सदियों का 
उत्तरात, “काथः शरोर का पिछला भाग, आरि. वर्षा, 
“शरद बरसात या पतझड का उत्तराधं, ४ भागामी, 
अंबछ' ५, परिचर्मी--शिं० ९९, कु१ १६.१. घांट्य, 


(५८ ) 


निम्नतर, 8. (न्या० में) अविस्तृत, अधिक न ढकने 
वाला; जब “अपर' शब्द एक वचन में 'एक' (एक, 
पहला) के सह संबंधी के रूप में प्रयुक्त होता है तब 
इसका अर्थ होता है दुसरा, बाद का'--एको ययौ 
चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान्‌-रघु० 
५।६०, जब यह ब० व० में प्रयुक्त होता है तो इसका 
अथे होता हे 'दूसरे' और इसके सहसंबंधी शब्द प्रायः 
'एके' 'केचित्‌' 'कारिचित्‌' 'अपरे 'अन्ये' आदि ह 
एके समूहुर्बळरेणुसंहति शिरोभिराज्ञामपरे महीभृतः 


शि० १२।४५, कुछ और,-शाखिनः केचिदध्यषठु्य- 
माङ रपरेऽम्बुधौ, अन्ये त्वलंघिषु: शैलान्‌ गुहास्त्वन्ये 


व्यलेषत, केचिदासिषत स्तब्धा भयात्केचिदधूणिषुः । 
उदतारिषुरम्बोधिं वानराः सेतुनापरे--भट्टि० 
१५।३१-३३,-रः 1. हाथी का पिछला पैर 2. | 
1. पश्चिमी दिशा 2. हाथी का पिछला भाग 3. गर्भाशय, 
गर्भ की झिल्ली 4. गर्भावस्था में रुका हुआ रजोधमं, 
रम्‌ 1. भविष्य 2. हाथी का पिछला हिस्सा, रम्‌ 
(क्रि० वि०) पुनः, भविष्य में, अपरंच इसके अतिरिक्त, 
अपरेण पीछे, पश्चिम में, के पश्‍चिम में (कमे० या संब० 
के साथ) । सम ०--आग्नि (अग्नि-द्वि० व० ) दक्षिण 
और पश्चिमी अग्नियां (दक्षिण और गार्हपत्य), 
7 अंगम्‌ काव्य के द्वितीय प्रकार गृणीभूतव्यंग्य के आठ 
मेदों में से एक भेद, काव्य० ५, इसमें व्यग्यार्थं किसी 
और का गौण अर्थ है,उदा ०-अय॑ स रसनोत्कर्षी पीनस्त- 
नविमर्दतः, नाम्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः कर: । यहाँ 
श्युगाररस करुण का अंग है; --अंत (वि०) पर्चिमी 
सीमा पर रहने वाला, (म्तः) 1. पश्चिमी सीमा या 
किनारा, अन्तिम छोर, पश्चिमी तट 2. (ब० व०) 
सह्य पर्वते का निकटवर्ती पश्चिमी सीमा प्रदेश या 
वहां के निवासी--अपरान्तजयोद्यतैः (अनीकः) रघु० 
४1५३, पश्चिमी लोग 3. इस देश के राजा 4. मृत्यु 
“अन्तकः -- "अन्तः (ब०व०) --अपराः,--रे,---राणि 

दूसरे और दूसरे, कई, बहुत--अधंम्‌ उत्तराषं, 
अहः दोपहर बाद, दिनका अन्तिम या समापक 
पहर,--इतरा पुर्वदिशा,--कारूः बाद का समय,- -जनः 
पश्चिम देश का वासी, पश्चिमी लोग,--दक्षिणम्‌ 
(अव्य०) दक्षिण पश्चिम में,--पक्षः 1. मास का 
दसरा या कृष्णपक्ष, 2. दूसरी या विपरीत दिशा, 
प्रतिवादी (विधि में),--पर (वि० ) कई एक, बहुत 
से, विविध,-अपरपराः सार्थाः गच्छन्ति-पा० ६। ११४४ 
सिद्धा०-कई समुदाय जा रहे है,---पाणिनीयाः पश्चिम 
के निवासी पाणिनि के शिष्य,--प्रणेय (वि०) जो 
दुसरो के द्वारा आसानी से प्रभावित हो सके, विधेय, 
राशः रात्रि का उत्तरार्ध या रात का अन्तिम पहर, 
“छोकः दुसरी दुनिया, अगला लोक, स्वर्ग,-- स्वस्तिकम्‌ 


क्षितिज में पश्चिमी बिन्दु,- हेमन (वि०) सर्दी के 
उत्तराध से संबंध रखने वाला । 

अपरक्त (वि०) [अप--रज्ज्‌--क्त] 1. रंगहीन, रुधिर- 
रहित, पीला,-श्वासापरक्ताघर:--श० ६1५, 2. अस- 
न्तुष्ट, सन्तोषरहित । 

अपरता-त्वम्‌ [अपर-| तल, त्वलवा] दूसरा या भिन्न 
होना, (२४ गुणों में से एक), भिन्नता, विफ्यय, 
आपेक्षिकता । 

अपरातिः (स्त्री०) [अप+-रम्‌+ क्तिन्‌] 1. विच्छेद (= 
अवरति तु०) 2. असन्तोष । 

अपरत्र (क्रि० वि०) [अपर-्रल्‌] दूसरे स्थान पर, और 
कहीं, एकत्र या कष्यचित्‌-अपरत्र एक स्थान पर. 
दूसरे स्थान पर । 

अपरबः [प्राश स०] 1. झगड़ा, विवाद (संपत्ति के भोग के 
विषय में) °उज्झित बिना झगड़े के, बिना विवाद के 
(किसी वस्तु को अधिकार में करते समय), 2, 
बदनामी । 

अपरस्पर (वि०) [दद० स०--अपरंच परं च, पूर्वपदे सुच] 
एक के बाद दूसरा, निर्वाध, अनवरत, “रा: सार्थाः 
गच्छन्ति सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः--सिद्धा० । 

अपराग (वि०) [ब० स०] रंगहीन,--गः [न० त०] 1. 
असंतोष, संतोष का अभाव, अनुराग का अभाव--. 
अपरागसमीरणे रतः-कि० २।५०, 2. विराग, शत्रुता । 

अपराञ्च्‌ (वि०) [अपर+-अञ्च्‌+- क्विप्‌] (०राङ, °राची, 
राक) दूर न किया गया, मुंह न फेरा हुआ, संमुख 
होने वाला सामने होनेवाला, (अब्य०) ( --राक) के 
सामने । सम०--मुख (वि०) (स्त्री? खी) 1. मुंह 
न मोड़े हुए, मह सामने किये हुए, 2. साहसपूर्णं पग 
रखते हुए । 

अपराजित (वि०) [न० त०] जो जीता न गया हो, अजेय 
ततः 1. विषेला जन्तु 2. विष्णु, शिव--ता दुर्गादेवी 
जिसकी पुजा विजया दशमी के दिन की जाती है, एक 
प्रकार की औषधि जो कि ताबीज के रूप में भुजा में 
बांधी जाती है, 3. उत्तर पुर्व दिशा । 

अपराद्ध (भू० क० $०)[अप-)-राघ्‌- क्त] 1. जिसने पाप 
किया हे, किसी को कष्ट दिया है, अपराध का करने 
वाला, कष्ट देने वाला, (कत्रंथं में भी प्रयुक्त )-कस्मि- 
न्नपि पुजाहेऽपराद्धा शकुन्तला--श० ४, 2. जो चूक 
गया हो, निशाने पर न लगने वाला (तीर की भांति ) 
--निमित्तादपराद्धेषोधनुष्कस्येव वल्गितमू--- शि० 
२1२६ 3. जिसने उल्लंघन किया है, अतिक्रान्त,--द्वम्‌ 
अपराध, कष्ट । 

अपराद्धिः (स्त्री) [अप-- राघ्‌+-क्तिन्‌] 1. दोष, अपराध, 
2. पाप । 

अपराधः [अप+- राघ्‌-- घञ्‌ ] अपराध, दोष, जुम, पाप 


( ५ ) 


कमपराधलवं मयि पश्यसि--विक्र० ४॥२९,-- 
यथापराघ-दंडानाम्‌--रघु० १।६ । 

अपराधिन्‌ (वि०) [अप+ राघू 4-णिनि] 
दोषी । 

अपरिप्रहः [त० ब०] जिसके पास न कोई सामा: हो, न 
नौकर चाकर; ओ सब प्रकार से हीन हो--निराशीर- 
परिग्रहः, हः 1. अस्वीकृति, इंकारी 2. दरिद्रता, 
गरीबी ! 

अपरिच्छद (वि०) [न० ब०] गरीब, दरिद्र । 

अपरिच्छिन्न (वि०) [न० त०] 1. जिसका अंतर न पह- 
चाना गया हो, 2. सीमा रहित । 

अपरिणयः [न० त०] चिरकौमार्य, ब्रह्मचर्यं । 

अपरिणीता [न० त०] अविवाहित कन्या । 

अपरिसंख्यानम्‌ [न० त०] असीमता, असंख्यता । 

अपरीक्षित (वि०) [द० त°] 1. बिना परीक्षा लिया हुआ 
बिना जांचा हुआ, अप्रमाणित 2. अविचारित, मूखेता- 
पूर्ण, विचारहीन (पुरुष या वस्तु) "कारक नाम पंचमं 
तन्त्रमू--पंच ५, जो कर्ता विचारशील न हो, 3. जो 
स्पष्ट रूप से स्थापित या सिद्ध न हुआ हो। 

अपरुष्‌ (वि०) [न० त°] 
मोरिता रघु० ९८! 

अपरूप (वि०) [ स्‍त्री ०--पा,--पी ] [ ब० स० ] कुरूप, 
विरूप, बेढंगी शक्छ वाला--पम्‌ [प्रा स०] विरूपता । 

अपरेशु: (अव्य ०) [अपर+-एद्ुस्‌] अगले दिन । 

अपरोक्ष (वि०) [न० त०] 1. दृश्य 2. प्रत्यक्ष 3. जो दूर 
न हो--क्षम्‌ (क्रिश वि०) की उपस्थिति में (संब० 
के साथ), अपरोक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप से, दृश्यतापूर्वक । 

अपरोध: [अप¬-रुध्‌+-घञ्ग,] वर्जन, निषेध । 

अपर्ण (वि०) [न० ब०] बिना पत्तों का,--र्णा पार्वती या 
दुर्गादेवी, कालिदास इस नाम का कारण बतलाते हुए 


< 


कहते हैँ :--स्वयं विशीणंद्रमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा 
तपसस्तया पुनः, तदप्यपाकीर्णमिति प्रियंवदां वदन्त्यः 
वर्णेति च तां पुराविद:-- कुळ ५२८ । 

अपर्याप्त (बि०) [न० त०] 1. जो यथेष्ट या काफी न 
हो, अपूर्ण, जो पर्याप्त न हो 2. असीमित 3. अयोग्य, 
असमर्थ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ 
--भग० १।३० | 

अपर्याप्तः (स्त्रीः) [ नञ्ञ_+-परि+-आप्‌--क्तिन्‌ ] 
यथेष्टता का अभाव । 

अपर्याय (वि०) [ न° ब० ] क्रमरहित, --यः क्रम या 
प्रणाली का अभाव । 

अपर्युषित (वि०) [ नञ्ञ,-परिञ-वस्‌ञक्त ] जो रात 
का रक्खा हुआ न हो, ताजा, नूतन । 

अपर्वन्‌ (वि०) [ न० ब० | जिसमें जोड़ न लगा हो, 
(नपुं) [न० त°] 1. जोड़ या संयोग बिन्दु का अभाव 


` अ्टकर, 


2. जो पर्व का दिन न हो- अर्थात्‌ अनुपयुक्त समय 
या ऋतु। 

अपल (वि०) [ न० ब० ] बिना मांस का, छम्‌ कील 
या कुंडी । 

अपलपनम्‌-अपलापः [ अपञ-लप्‌ञ-स्युद्‌, घडा, वा ] 1. 
छिपाना, गोपन 2. छिपाव या जानकारी से मुकर 
जाना, टालमटोल,--न हि प्रत्यक्षसिद्धस्यापलापः कृतुँ 
शक्यते- -शारी० 3. सत्यता, विचार व भावनाओं को 
छिपाना, घटाकर बतलाना | सम० --वण्डः (विघि 
में) उस व्यक्ति पर किया जाने वाला जुर्माना जो 
कि दोष सिद्ध होने पर भी अपने दोष को स्वीकार 
नहीं करता 1 

अपलापिन्‌ (वि०) [अप--लपू--णिनि | मुकरने वाला, 
दोष को स्वीकार न करने वाला, छिपाने वाला । 

अपलाषिका [ अप--लष्‌-"ण्वुल्‌ स्त्रियां टाप्‌ | अत्यधिक 
व्यास या इच्छा, या सामान्य तृषा (कई बार इसी 
अर्थ में 'अपलासिका' शब्द भी प्रयुक्त होता है, परन्तु 
उसे अशुद्ध समझा जाता है) । 

अपलाघिन्‌-लाषुक (वि०) [ अप--लष्‌-- णिनि, उकञ्‌, 
वा ] 1. प्यासा 2. प्यास या इच्छा से रहित--प्रला- 
पिनो भविष्यन्ति कदा न्वेतेऽपलाषुकाः-महाभा० । 

अपवन (वि०) [न° ब०] बिना वायु या हवा के, हवा से 
सुरक्षित-नम्‌ [प्रा० स०] नगर के निकट लगाया 
हुआ बाग वाटिका या उपवन । 

अपवरकः-का [अप-}-वृ¬-वुन्‌ स्त्रियां टाप्‌] 1. भीतर का 
कमरा, शयनागार 2. वातायन, मोघा--ततस्चैकस्मा- 
दपवरकातू--मुद्रा ° । 

मपवरणम्‌ [अप¬-वृञल्युट्‌] 1. आच्छादन, पर्दा 2. 
पोशाक, वस्त्र । 


अपवर्गः [अप-+-बृज्‌+-घञ्ा_] 1. पूति, समाप्ति, किसी 
कार्य की पूर्णता या निष्पन्नता--अपवर्मे तृतीया--पा० 
२1३1६, क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृता:--कि ० ११४, 
अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि-नै० १७६८, कि० 
१६1४९, 2. अपवाद, विशिष्ट नियम---अभिव्याप्या- 
पकर्षणमपवर्ग:--सुशु ० 3. मोक्ष, परमगति,--अपवर्ग- 
महोदयार्थयोर्भुवमंशाविव धघमयोगतो-रघु० ८1१६, 
4. उपहार, दान 5. त्याग 6 छोड़ना (जैसे बाण का) । 

अपवर्जनम्‌ | अप-वृज्‌-+ ल्युट्‌ | 1. त्याग, (प्रतिज्ञा) 
पालन, (ऋणादि) परिशोध, 2. उपहार या दान 3. 
परमगति । 

अपवर्तः [ अप+वृत्‌+-घञ, ] 1. निकाल लेना, दूर 
करना 2. (गण०) सामान्यविभाजक जो दोनों साम्य- 
राशियों में व्यवहृत होता है । 

अपवर्तनम्‌ [ अप+वृत्‌--ल्युद्‌ | 1, 
स्थानान्तरण 2. निकाल लेना, 


दूर करना, स्थान 
वञ्चित करना, ने 


( ६० ) 


त्यागोऽ स्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तंतमू--मनु ० 
६९1७९! 


अपवाद: [ अप-- वद्‌-+- घञ ] 1. निन्दा, भर्त्सना, कलंक | 


-“छोकापवादो बलवान्मतो मे-रघु ० १४।४०, आक्षेप 
लोकनिन्दा,-देव्यामपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जन: 
““ उत्तर० १।६, 2. सामान्य नियम को बाघित करने 
वाला विशेष नियम (विप० उत्सर्ग) --अपवादैरिवो- 
त्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः---कु० २२७, रघु० १५।७, 
ॐ. आदेश, आज्ञा--ततोपवादेन पताकिनीषतेरचचाल 
निह्णादवती महाचमू:--कि० १४।२७, 4. निराकरण, 
(वेदान्त०) मिथ्यारोपण या मिथ्याविशवास का निरा- 
करण,~रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत्‌, वस्तुभूत- 
ब्रह्मणो विकतंस्य प्रपञ्चादेः वस्तुभूतरूपतोऽपदेशः 
अपवाद--तारा० 5. भरोसा 6. प्रेम, घनिष्ठता । 

अपदादक } (वि०) [ अप+-वद्‌--ण्बुळू, णिनि वा] 1. 

अपद्रादिन्‌ } कलंक लगाने वाला, निन्दक, बदनाम करने 
वाला--मृगयापवादिना माढव्येन श०२, 2. विरोध 
करने वाळा, एक ओर रखने बाला, निकाल देने 
काला । 


अपहरणम्‌ ] अप--वृ--णिच--त्युट्‌ ] 1 आच्छादन, 
छिपाब, 2. ओझल होना ! 

अपक्षारित (भू० क० कृ०) | अप--वृ--णिच्‌-क्त ] 
टका हुआ, छिपा हुआ, --तम्‌. भअपवारितकम्‌ छिपा 
हुआ या गुप्त ढंग, --सम्‌ अपवारितकेन,, अपवार्य 
(अव्य०) (नाटकों में बहधा प्रयुक्त) “पृथक्‌ एक 
ओर' अर्थ प्रकट करने वाला अव्यय (किप० प्रकाशम्‌ 
यह इस ढंग से बोलने को कहते हैं कि केबल वही 
सुने जिसे कहा गया है--तड्भवेदपवारितं रहस्यं स्तु 
यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते, त्रिपताकॅकरेणरन्यभफवार्या- 
न्तरां कथाम--सा० द० ६। 

अचवाहः-हनम्‌ [ अप-- वह ~-णिच्‌-+-षञ्मः, ल्युट्‌ वा ] 1. 
दूर ले जाना, हटाना 2. घटाना, एक राशि में से 
दूसरी राशि को निकालना ; 

अपदिध्म (वि०) [ ब० स० ] निर्वाध, बाघारहित--रषु ० 
२।३८ 

अपबिद्ध (भू० क० कृ०) [ अप~-व्यघ॒+-क्त ] 1. दूर 
फेंका हुआ, त्यक्त, अस्वीकृत. उपेक्षित, दूरीकृत, मुक्त, 
विरहित 2. नीच. कंमीना --द्वः, “पुत्र; माला घा 
पिता या दोनो से त्यागा हुआ पूत्र जिसे किसी अपरि- 
चित व्यक्ति ने गोट ले लिया हो, हिन्दुओं में १२ 
प्रकार के पुत्रों में से एक--मनु» ९1१७१६ याश० 
२१३२ १ 

उवक्षिद्या | प्रा० स० ] अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान, माया 
य! अम अविद्या, -तत्वस्य संबित्तिरिबापविद्याम 
गक १६३२ 


अपवीण (बि०) [ ब० स० ] जिसके पास वीणा न हो, या 
खराब वीणा हो --प्या | प्रा० स० ] खराब बीगा। 


अपवृक्ति: (स्त्रो०) [ अप--वृज्‌-+क्तिन्‌ ] पुसः, 
निष्पन्मता, पूर्ति । 

अफ्वृतिः (स्त्रोश) [ अप +ब्‌-क्तिन्‌ ] सुराख, छिद्र, 
रंघ्र। 


अपवक्ति: (स्त्रो०) [ अप+-बृत्‌--ब्तिन्‌ ] अन्त, समाप्ति । 

अपवेधः [ प्रा० स० ] गलत जगह या बुरे ढंग से (मोती 
आदि में) छेद करना । 

अपव्यय: [ प्रा० स० | अत्यधिक खर्च, अपव्यय । 

अपशकुनम्‌ [ प्रा० स० ] असमुन, बुरा सगुन । 

अपशडक (वि०) [ ब० स०.] निर्भय, निश्शंक, कम्‌ 
(क्रि» वि०) निडरता के साथ । 

अपञ्चदः = तु अपसद । 

अपशब्दः [ प्रा० स० ] 1. अशुद्ध शब्द (व्या० की दृष्टि 

से), भ्रष्ट शब्द (रूप और अर्थ की दृष्टि से), त 

एव शक्तिवेकल्यश्रमादालसतादिभिः, अन्यथोच्चारिताः 

शब्दाः अपशब्दा इतीरिताः । अपशब्दशतं माधे-- 

सुभा० 2. ग्राम्य शब्द 3. व्या० की दृष्टि से अशुद्ध 

भाषा 4. झिड़की वाला शब्द, गाली, दुर्वचन, निदा । 


अपशिरस्‌ } (वि०) [अपगतं शिरः शीषं वा यस्य-- 
अपशीर्ष-बंन्‌ १ ब० स०] सिर रहित, बे सिर का । 


अपशुच्‌ (वि०) [ब० स०] शोकरहित, (पुं) आत्मा । 

अपशोक (वि०) [ब० स०] शोकरहित,--कः अशोकवक्ष । 

अपदिचम (वि०) [न० त०] 1. जिसके पीछे कोई न हो, 
अंतिम (अधिकतर 'पश्चिम' शब्द के अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता है--तु० उत्तम और अनुसम, उत्तर और अनु- 
की, „अयमपश्चिमस्ते रामस्य शिरसि पादपडूज- 

:--उत्तर० १. प्रसीदतु महाराजो मयानेनापल्चि- 

सेन प्रणयेन--वेणी ० ६, 2. अन्तिम, प्रथम, सर्वप्रथम 
3. चरम,-अपश्चिमाभिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्‌ 
रामा० ! 

अपश्रयः [अप+ श्रिञ-अन्न्‌] गद्दी, तकिया । 

अषथी (वि०) [ब० स० ] सोग्दये से कञ्चित--शि० 
११।५४। 

अपक्वासः-- दे० अपान । 

अपष्ठम्‌ [अप--स्था+-क] हाथी के अं क की नोक । 

अपष्ठु (वि०) [अप--स्था--कु] 1. , क्यिरीत, 2. 

। अननुकूल, प्रतिकूल 3. बायाँ,-बठु (क्रिश बि०) 1. 

| बिरुद्ध, 2. असत्यतापूर्वक, 3. निर्दोषता के साम भली- 
भांति, ठीक तरह से । 

अपव्टुर--ल (वि०) [ अप+-स्था+-कुरच्‌, कुळचूचा ] 

| विरुद्ध, विपरीत । 

| अपसदः [अप+-सद्‌+-अच्‌] 1. जाति से बहिष्कृत, नीच 

ˆ पुरुष, प्रायः समास के अन्त में प्रयुक्त होकर अथ होता 


( 


हैं---दुष्ठ, सजी, अभिञ्जप्व,-कापालिक? मा०५,रेरे 
क्षत्रियापसदा:--वेफी० ० ३, 2. छः प्रकार की अनुलोम 
सन्तान-अर्थाठ्‌ पहले तीन ब्रणों के मनुष्मों द्वारा अपने 
से नीच वणे की स्त्री में उत्पन्न सन्तान--बिप्रस्स त्रिषु 
वर्णेषु नृपतेवंर्णकी: इयोः, वेश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्‌ 
षडेतेऽपसदाः स्मृताः । मनु० १०।१०। 

अपसरः [अप--सु -- अच्‌] 1. प्रस्थान, पलायन 2. उचित 
कारण । 

कपक्षरणम्‌ [ अप--सु-|-ल्युद्‌ | जाना, वापिस मुडना, 
पलायन । 

अपसजंतम्‌ [ अप--सू ज्‌ +ल्युट्‌| 1 त्याग, उत्समं, 3. उप- 
हार या दान 3. मोक्ष । 

अपसपं:--पॅक: [अप-+-सृप्‌ + प्वुल्‌, स्वार्थ कन्‌ च] गुप्तचर 
जासूस, भेदिया,---सोपसर्पेज जागार यथाकाळ स्वपन्नपि 
रघु० १७५४; १४३१। ` 

अषसर्पणम्‌ [ अप--सृप्‌--ल्युट्‌ ] पीछे हटना, लौटना, 
जासुसी करना । 

अपसव्य,--सव्यक [ब० स०] 1. जो बायां न हो, दायां 
-अपसव्येन हस्तेन,--मनु० ३1२१४, 2. विरुद्ध, विप- 
रीत.--व्यम्‌ (अव्य०) दाई ओर, दाहिने कंधे के 
ऊपर से जनेऊ को शरीर के वाम भाग पर लटकाना 
(विप० सव्यमू--जब कि वह्‌ बायें कंधे के ऊपर से 
लटकता है) "व्यं कृ दाहिनी ओर रखते हुए किसी की 
परिक्रमा करना, जनेऊ को दायें कंध से लटकाना । 


अपसब्यवत्‌ (वि०) [अपसव्य --मतुप्‌] दाहिने कंधे पर से 
यज्ञोपवीत पहनने वाला । 

अपसारः [अप + स+ घडा] 1. बाहर जाना, लोटना 2 
निगंमस्थान निकास । 

अपसारणम्‌-णा [अप--सू-- बुर स्त्रियां टापू] हृदाकर दूर 
करना, हांकना, बाहर निकाछना--किमर्थमपसारणा 
क्रियते --मुद्रा ०, स्थान देना । 

अपसिद्धान्तः [प्रा० स०] गलत या भ्रमयुक्त निर्णय । 

अपसृप्तिः (स्त्री ०) [अप~+-सृप्‌+- क्तिन्‌] दूर चले जाना । 

अपस्करः [अप--कृ-!-अप्‌ सुडागमः] 1. पहिये को छोड़कर 
गाडी का कोई भाग (---रम्‌ भी) 2. विष्ठा, मल 3. 
योनि 4. गुदा । 

अपस्नानम्‌ [अप--स्ना+-ल्युट्‌] 1. किसी संबंधी की मृश््यु 
के उपरांत किया जाने वाला स्नान 2. मृतक स्नान, 
स्तान किये हुए पानी में स्नान करना । 

अपस्पश (वि०) [ब० स०] जिसके पास भेदिमे न हों, 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा--शि० 
२।११२। 

अपस्पज्ञं (वि०) [ब० स०] संज्ञाहीन । 

अपस्मारः--स्मृतिः (स्त्री) (अपस्मू--प्र्न, क्तिन्‌ वा] 
1. स्मरण शक्ति का अभाव 2. मिरगी रोग, मूर्छा रोग । 


६१ 


) 
मपस्सर्पस्ट्‌ (वि०) (अप--स्मु--णिनि] मिरगी रोय से 
ग्रस्त } 


अपस्मृति (बि०} [ब० स०] विस्मरणशील । 

अपह (वि०) [अप--हा--ड] (समास के अन्त में) दूर 
हटाना, दूर करना, नष्ट करना, स्रगियं यदि जीविता- 
पहा--रघु० ८४६ । 

अपहलिः (स्त्री०) [ अप- हन्‌ +- क्तिन्‌ ] दूर करना, नष्ट 
करना । 

अपहननम्‌ [अप+ हन्‌ +ल्युट्‌] दूर हटाना, निवारण करना । 

अपहरणम्‌ [अप+ह+ल्युट] 1. दूर ले जाना, उड़ा ले 
जाना, दूर करना 2. चुराना । 

अपहसितस्‌- हास: [अप--हस्‌ --क्त, घडा वा] अकारण 
हँसी, मूर्खता पूर्ण हँसी, ऐसी हँसी जिससे आंखों में 
आंसू आ जायं (नीचानामपहसितम्‌ ) 

अपहस्तित (वि०) [अपहस्त--इतच्‌] दूर फेंका हुआ, रही 
किया. हुआ, परित्यक्त । 

अपहानिः (स्त्री०) [अप-+-हा+ क्तिन्‌] 1. त्याग, छोड़ देना 
2. रुक जना, भोझल होना 3. अपवाद, निकाल देना । 

अपहारः [ अप+-हृ + घञ्‌ | 1. उड़ा ले जाना, ५81 
जाना, चुरा लेना, नष्ट कर द्रेना,--निद्रापरहांर, 
2. छिपाना, मालूम त पड़ने देना,-कथमात्मापद्दारं 
करोमि-शं० १, अपने आप को, अपने नाम को 
और अपने चरित्र को मै किस प्रकार छिपाऊं ? 


अचह्लवः [अप~-हृगु+-अप्‌] 1. छिपाव, गोहन, अपनी 
भावना ज्ञान आदि को छिपाना, 2. सचाई से मूकर 
जाना, दुराव--°वे शः--पा० १।३।४४, 3. प्रेम, स्नेह । 

अपह्नुतिः (स्त्रीं) [ अप+-हनु-क्तिन्‌ ] 1. सत्य को 
छिपाना, मुकरना 2. एक अलंकार जिसमे प्रस्तुत वस्तु 
के वास्तविक चरित्र को छिपा कर कोई और काल्प- 
मिक या असत्य स्थापना की जाय--नेदं नभोमण्डलम- 
whe नेताइच तारा: नवफेनभडगा: । काव्य०, १० 

समुल्लास तथा दे० सा० द० ६८३।८४ पृष्ठ । 

अपह्णासः [अप+ ह्वस्‌ञ-घञ्ञ्‌} घटाना, कमी करना । 

अपाक (अव्य०) दे० अपाच्‌ । 

अपाकः [ न० त०] 1. अपूच, अजीणंता 2. अपरिपक्वता । 

मचाकरणम्‌ [अप ]-आ-- कृ-ल्युट्‌] 1. दूर कर देना, 
हटाना 2. अस्वीकृति, निराकरण 3. अदायगी, कार- 
बार का समेट लेना । 

अपाकर्मन्‌ (न०-में) [ अपञ-आ¬+-कृ+ मनिन्‌ ] चुकता 
कर देना, कारबार उठा देना । 

अपाकृतिः (स्त्री०) [अप--आ-कृ+- क्तिन्‌ ]1. अस्वीक्ृति, 
दूर करना, 2. क्रोध से उत्पन्न संवेग, भय आदि- बिष 
१।२७ । 

ब्रषाक्ष (वि०) [अपनतः अक्षमिन्द्रियम्‌] 1, बिद्यमान, प्रत्यक्ष 
2: [ब० स०] नेत्रहीन, खराब आंखों बाला । 


( 


अपाइक्त, ) (वि०) [न०त०] जो समाने पॅक्ति मेन हो, 

अपाङक्तेय >विशेषतः वह व्यक्ति जो बिरादरी में अपने 

अपाडकत्य ) बन्घु-बांधवो के साथ एक पंक्ति में बैठने का 
अधिकारी न हो, जाति बहिष्कृत । 

अपाङगः--गकः [अपाङग तिर्यक्‌ चलति नेत्रं यत्र अप 
अङ्ग घञ्ञ,, कन्‌ च] 1. आँख की बाहरी कोर, या आंख 
की कोण-चलापाङगां दृष्टि-श० १।२४, 2. सम्प्रदाय 
सूचक माथे का तिलक 3. कामदेव, प्रेम का देवता । 
सम ०--दर्शनम्‌,--दृष्टिः (रत्री ०)--विलोकितम्‌,--- 
वीक्षणम्‌ तिरछी चितवन, कनखियों से देखना, पलक 
झपकना, - देशः आंख की कोर, -नेत्र (वि०) 
सुन्दर कनखियों से युक्त आँखों वाला (यह प्रायः 
स्त्रियों का विशषण है) यदियं पुनरप्यपाङगनेत्रा परि- 
वृत्ता्धमुखी मयाद्य दृष्टा - विक्रम० १।१७। 

अपाच्‌) | अपाञ्चति-अञ्च्‌+-किविप्‌ ] 1. पीछे की ओर 

ह जाने वाला, या पीछे स्थित, 2. अमुक्त, अस्पष्ट 
3. पश्चिमी 4. दक्षिणी--क्‌ (अव्य०) 1. पीछे, पीछे 
की ओर 2. पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर । 

पाची [ अप-~-अञ्च्‌+-क्विन्‌ स्त्रियाँ डीप्‌ ] दक्षिण या 
पश्चिम दिशा, इतरा- उत्तर दिशा । 

अपाचीन (वि०) [ अपाची --ख ] 1. पीछे की ओर स्थित, 
पीछे की ओर मुड़ा हुआ 2. अदृश्य, अप्रत्यक्ष ऋक्‌ 
७।६।४ 3. दक्षिणो 4. पश्चिमी 5. विरोधी । 

अपाच्य (वि०) [ अपाची --यत्‌ ] पश्चिमी और दक्षिणी । 

अपाणिनीय (वि०) [ न० त० ] 1. जो पाणिनि के नियमों 
के अनुकूल न हो 2. जिसने पाणिनि-ब्याकरण को 
भली भाँति नहीं पढ़ा हो, पल्लवग्राही विद्वान्‌, संस्कृत 
का अत्पज्ञान रखने वाला । 

अपात्रम्‌ [ न० त० ] 1. निकम्मा बर्तेन 2. (आलं०) 
अयोग्य या अनधिकारी पूरुष, दान लेने के लिए 
अयोग्य 3. कुपात्र, जो उपहार दान आदि का अधि- 
कारी न हो। सम० --छृत्या, अपात्रीकरणम्‌ 
अनुचित तथा निमर्याद कमं करना, अपात्रता, दे० 
मनु० ११।७०, --दायिन्‌ अयोग्य पुरुषों को देने 
वाला, --भूत्‌ (वि०) अयोग्य और निकम्मे व्यक्तियों 
का भरणपोषण करने वाला--त्रायेणापात्रमृद्धवति 
राजा--पंच० १। 

अपादानम्‌ [ अपञ-आ¬-दा¬-ल्युद्‌ ] 1. ले जाना, दूर 
करना, अपसरण 2. (ब्या० में) अपा० का अर्थ-- 
घरुवमपार्यपादानमू--पा० १४२४ । 

अपाध्वन्‌ (पुं०) [ अपकृष्टः अध्वा प्रा० स० ] | 
बुरामार्ग । 

अपानः [ अप--अन्‌-अच्‌, अपानयति मूत्रादिकम्‌--अप 
--आ--नी--ड वा ] श्वास बाहर निकालना, श्वास 
लेने की क्रिया, शरीर में रहने वाले पाँच पवनों में से 


६२ ) 


एक जो कि नीचे की ओर जाता है तथा गुदा के मार्ग 
से बाहर निकलता हैं; --नः, --नम्‌ गुदा । सम० 
दारम्‌ गुदा, -पवनः, --वायुः प्राणवायु--जिसे 
अपान कहते हे । 

अपानृत (वि०) [ ब० स० ] मिथ्यात्व से रहित, सत्य । 

अपाप-पिन्‌ (वि०) [ ब० स०, णिनि वा ] निष्पाप, पवित्र 
पुण्यात्मा । 

अपाम्‌ (अप्‌-जल-का संबं० ब० व०)[समास में प्रथम पद के 
रूप में प्रयुक्त ]--ज्योतिस्‌ (न०) बिजली, -नंपात्‌ 
अग्नि और सावित्री की उपाधि, --नाथः, --पतिः 1. 
समुद्र 2. वरुण, --निधिः 1. समुद्र 2. विष्णु, -पाथस्‌ 
(नपुं०) भोजन, --पित्तम्‌ अग्नि --योनिः समुद्र । 

अपामार्गः [ अप--मृज्‌--घञ[ कुत्वदीधी ] चिचड़ा, एक 
बूटी 1 

अपामार्जनम्‌ [ अप+मृज्‌--ल्युट्‌ ] सफाई करना, शुद्धि 
करना, (रोग पापादिक) को दूर करना । 

अपायः [ अप--इ--अच्‌ ] 1. चले जाना, बिदाई 2. 
वियोग-ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ -पा ० १।४।२४, येन जातं 
प्रियापाये कदं हंसकोकिलम्‌ --भट्टि० ६७५, 3. 
ओझल होना, लोप, अभाव 4. नाश, हानि, संहार-- 
करणापायविभिन्तवर्णया--रधु० ८।४२, 5. अनिष्ट, 
दुर्भाग्य, विपत्ति, भय (विप० उपाय) कायः संनिहिता- 
पाय:--हि० ४।६५, 6. हानि, क्षति । 

अपार (वि०) [न० त०] 1. जिसका पार न हो 2. 
असीम, सीमारहित 3. जो समाप्त न हो, अत्यधिक 
4. पहुँच के बाहर 5. जिसे पार करना कठिन हो, 
जिस पर विजय न पाई जा सके, --रम्‌ नदी का 
दूसरा तट । 

अपाण (वि०) [ अप--अंदू--क्त ] 1. दूरस्थ, दूरवर्त्ती, 2. 
निकटस्थ । 

अपार्थ } (वि०) [ अपगतः अर्थः यस्मात्‌-ब० स० | 

अपार्थक | 1. व्यर्थ, अलाभकर, निकम्मा, 2. निरर्थक, 
अर्थहीन, -- थम्‌ अर्थहीन, या असंगत बात या तर्क 
(सा० शा० की दृष्टि से रचना संबंधी दोष तु० काव्य० 
३।२८, समुदायार्थशून्यं यत्तदपार्थेमितीष्यते) । 

अपावरणम्‌ } [ अप+-आ-वृञ-ल्युट्‌, क्तिन्‌ वा ] 

अपावृतिः (स्त्री०) | 1. उद्घाटन 2. ढकना, ळपेटना, 
घेरना 3. छिपाना, गोपन करना । 

अपादतनम्‌ [ अप--आ-|-वृत्‌--ल्युटू, क्तिन्‌ 

अपावत्तिः (स्त्री०) } वा ] 1. लौटना, पीछे हटना, अपक” 
षंण 2. घूमना । 

अपाश्रय (वि०) [ब० स० |] आश्रयहीन, निरवलंब, 
असहाय, --यः शरण, सहारा, जिसका सहारा लिया 
जाय 2. चंदोवा, शामियाना, 3. सिरहाना । 

अपासंग: [ अप+जआ+॑-संजू+घज्ज_ ] तरकस । 


( ६३ 


अपासनम्‌ [ अप-+-अस्‌ +ल्युट्‌ | 1. फेंक देना, रद्दी कर 
देना 2. छोड देना 3. वध करना ! 

अपासरणम्‌ [ अप--आ--सू-लल्युट्‌ | बिदाई, लौटना, 
दूर हटना--दे० 'अपसरण' । 

अपासु (वि०) [ ब° स० | निर्जीव, मृत । 

अपि (अव्य०) [ कई बार भागुरि के मतानुसार 'अ' का 
लोप--वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः -पिधा, 
पिघानम्‌ आदि ] 1. (संज्ञा और घातुओ के साथ 
प्रयुक्त होकर) निकट या ऊपर रखना, की ओर ले 
जाना, तक पहुँचाना, सामीप्य सन्निकटता आदि 2. 
(पृथक्‌ क्रि वि० या संयो० अव्य० के रूप में) और, 
भी, एवम्‌, पुनश्च, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त 
अस्ति मे सोदरस्ने होप्येतेपु --श० १, अपनी ओर से 
तो, अपनी वारी आने पर--विष्णुशर्मणापि राज- 
पुत्राः पाठिता:--पंच० १; अपि अपि, अपि च, भी, 
और भी,-अपि स्तुहि, अपि सिंच -सिद्धा० न नापि 
न चेव, न वापि, नापि वा, न चापि न--त, 3. “भी 
'अति' 'बहुत' घब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए भी 
बहुधा इसका प्रयोग होता है, अद्यापि --आज भी, 
इदानीमपि अव भी, यद्यपि-अगर्चे, चाहे, तथापि -- 
तो भी, कई वार केवल 'तथापि' शब्द के प्रयोग से ही 
'यद्यपि' का अध्याहार कर लिया जाता है--उदा० 
कि० १।२८, 4. अगर्च (भी, चाहे) सरसिजमनुविद्धं 
सैत्रळेनापि रम्यम्‌ -श० १।२०, चाहे ऊपर से ढका 
हुआ; इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी --श० चाहे 
वल्कल वस्त्र में 5. (वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त होकर 
“प्रश्‍न सूचक?) अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः--श० १, 
अपि क्रियार्थसुलभं समित्कुशम्‌......अपि - स्वशक्त्या 
तपसि प्रवर्तसे--कु० ५३३, ३४, ३५, 6. आशा, 
प्रत्याशा (प्रायः विधिलिङ के साथ) कृतं रामसदृशं 
कर्म, अपिजीवेत्स ब्राह्मणशिशुः -उत्तर० २ मुझे आशा 
है कि ब्राह्मण बालक जी उठेगा। विशे० इस अर्थ 
मे 'अपि' बहुधा 'नाम' के साथ जुड़ कर निम्नांकित 
भाव प्रकट करता है (क) संभावना 'शक्यता' (ख) 
शायद, संभवत: (ग) 'क्या ही अच्छा हो यदि, मेरी 
आंतरिक इच्छा या आशा है कि--अपि नाम कुलपते- 
रियमसवर्णक्षेत्र-संभवा स्यात्‌, श० १, श० ७, तदपि 
नाम मनागवतीर्णोसि रतिरमणबाणगोचरम्‌ मा० १, 
शायद, सम्भवतः --अपि नामाहं पुरूरवा भवेयम्‌ 
विक्रम ०--क्या ही अच्छा होता यदि में पुरूरवा होता 
7. (प्रश्‍नवाचक आग्दों के साथ जुड़ कर अनिश्चितता 
के अर्ध को वतलाता है) कोई, कुछ, कोपि-कोई, 
किमपि --कुछ, कुत्रापि -कहीं; इस शब्द को अज्ञात 
'अवर्णनीय' 'अनभिधेय' अर्थ में भी प्रयुक्त किया 
जाता है--व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोषि हेतुः 


) 


उत्तर० ६1१२, 8. (संख्या वाचक शब्दों के पश्चात्‌ 
प्रयुक्त होने पर 'कात्स्न्य' और 'समस्तता' का अर्थ होता 
है) चतुर्णामपि वर्णानाम्‌--चारों वर्णो का, 9. (यह 
शब्द कभी २ 'संदेह' 'अनिङ्चितता' और 'शंका' भी 
प्रकट करता है)--अपि चौरो भवेत्‌ -गण० शायद बहाँ 
चोर है 10. (विधिलिङ के साथ 'संभावना' अर्थ होता 
है) अपि स्तुयाद्विष्णुम्‌, 11. घृणा, निन्दा अपि 
जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से गहितमेतत्‌-- 
सिद्धा ०, लज्जा की बात है, धिक्कार है-घिग्जालमं देव- 
दत्तमपि सिचेत्पलांडुम्‌, 12. लोट्‌ लकार के साथ 
प्रयुक्त होकर “वक्ता को उदासीनता, प्रकट करता है 
और दूसरे को यथारुचि कार्य करने देता है-अपि 
स्तुहि--सिद्धा (आप चाहें तो) स्तुति करें,--अपि 
स्तुह्यपि सेघास्मांस्तथ्यमुक्तं नराशत -भट्रि ८।८२ 
13. कभी विस्मयादि द्योतक अव्यय के रूप में भी 
प्रयुक्त होता है 14. 'इसलिए' 'फलतः' (अत एव) के 
अर्थ में कभी ही प्रयुक्त होता है 15. संबं० के साथ 
प्रयुक्त होकर 'अध्याहार' के भाव को प्रकट करता है- 
उदा० - सपिषोऽपि स्यात्‌,-यहाँ (बिन्दुरपि--जरा 
सा, एक बूंद) जैसा कोई शब्द अध्याहृत किया जाता 
है, संभवतः 'एक बूँद घी' अभिप्रेत है । 

अपिगीर्ण (वि०) [ अपि+-गृञ-क्त ] 1. स्तुति किया गया, 
यशस्वी 2. कथित, वर्णित । 

अपिच्छिल (वि०) [ब० त०] 1. जो गदला न हो, स्वच्छ 
अपंकिल 2. गहरा । 

अपितृक (वि०) [न० ब०] 1. जिह्रैका पिता जीवित न हो, 
2. अपैतृक । 

आपित्र्य (वि०) [न० त०] अपैतृक । 

अपिधानम्‌, पिधानम्‌ [अपि--धा -ल्युट्‌, भागुरि के मत 
में विकल्प से 'अ'लोप] 1. ढकना, छिपाना 2. चादर, 
ढक्कन, आच्छादत (आलं० भी) । 

अपिधिः (स्त्री०( [अपि+-धाञ-कि] छिपाव । 

अपिब्रत (वि०) [ब० स०-अपि संमृष्टं व्रतं भोजनं नियमो 
वा यस्य] धामिक कृत्य का सहभागी, रक्त द्वारा संबद्ध । 

अपिहित, पिहित [अपिञ-घा+- कत--भागुरिमतेन अकार 
लोपः] ।. बंद, बंद किया हुआ, ढका हुआ, छिपाया 
हुआ (आलं० भी) बाष्पापिहित--आँसुओं से ढका 
हुआ 2. जो छिपा न हो, सरल, स्पष्ट, अर्थो गिराम- 
पिहितः पिहितश्च किचित्‌ सत्यं चकास्ति मरहेट्टवधूस्त- 
नाभ: -सुभा० । 

अपीतिः (स्त्रीश) [अपि+इ¬-क्तिन्‌] 1. प्रवेश, उपागम 
2. विघटन, नाश, हानि 3. प्रलय--अपीतौ तद्वत्‌ 
प्रसंगादसमञ्जसम्‌- ब्रह्म ० । 

अपीनसः [अपीनाय, अपीनत्वाय सीयते कल्पते कर्भकेतेरि 
क--तारा०] नाक की शुष्कता, जुकाम । 


( 


अपुंस्का (स्त्री०) [नास्ति पुमान्‌ यस्या:--न० ब०| बिना 
पति की स्त्री---नापुस्कासीति मे मति: --भट्टि ० ५1७० । 

अधुत्रः [न० ते०]जोपुत्रन हो, (वि०)-पुत्रक(वि०) (स्त्री ० 
>जिका) जिसके कोई पुत्र या उत्तराधिकारी न हो। 

जधुत्रिका (स्त्री०) [न० ब० कप्‌, टाप्‌ इत्वं च] पुत्रहीन 
पिता की ऐसी कन्या जिसके कोई पुत्र न हो; जो पुत्रा- 
भाव की स्थिति में पिता द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए 
नियत न की गई हो, तु० 'अकृता' । 

अपुमर्‌ (अव्य०) [न? त०] फिर नहीं, एक ही बार, सदा 
के लिए। सम०--अन्वय (वि०) न लौटने वाला, 
भृत,--आदानम्‌ फिर न लेना, वापिस न छेना-- 
आवृत्तिः (स्त्री?) फिर न लौटना, परम गति, -- 
आप्य (वि०) जो फिर प्राप्त न हो सके, -भव: 1. 
जो फिर उत्पन्न न हो (रोगादिक भी), 2. मोक्ष या 
परमगति । 

अधुष्ट {वि०) [न० त०] 1. जिसका पोषण ठीक तरह से 
न हुआ हो, दुबला पतला, जो स्थूल न हौ 2. (स्वर) 
जो ऊंचा या भीषण न हो, मुदु, मन्द 3. (सा०्शा०) 
जो (अर्थ का) पोषक या सहायक न हो असंबद्ध, 
अर्थदोषों में से एक --उदा० सा० द० ५७५--बिलोक्य 
बितते व्योम्नि विधुं मूच रुषं प्रिये-यहाँ आकाश का 
बिशेषण 'वितत' शब्द क्रोध की शान्ति में कोई सहा- 
यता नहीं करता -इसलिए असंबद्ध है । 

अधुः [न पूयते विशीयंते--पू+प, न० त० तारा०] माल- 
पुआ, शर्करादिक डाल कर बनाया गया रोटी सै मोटा 
पदार्थं, इसे 'पूडा' कहते हूँ । 

अपुषीय, अपूप्य (वि०) [ अपूपाय हितम्‌--छ, यत्‌ च | 
अपूप सबन्धी,--प्यम्‌ --आटा, भोजन । 

अव्रणी (स्त्री०) [न० त०] सेमल का पेड़ । 

अशूर्ण (वि०) [म० त०] जो पूरा या भरा न हो, अधूरा 
असम्पञ्न--अपूर्णमेकेन शतं क्रतूनाम्‌ --रघु० ३।८८; 
अपूर्ण एवं पंचरात्रे दोहदस्य---मालवि० ३। 

अपूर्वं (वि०) [न० ब०] 1. जैसा पहले न हुआ हो, जो 
पहले विद्यमान न था, बिल्कुल नया,--अपूर्वमिदं 
नाटकम्‌ --श० १।२, 2. अनोखा, असाधारण, अद्भुत; 
--अपूर्वो दृश्यते वह्निः कामिन्याः ` स्तनमंडले, दूरतो 
दहतीवांगं हृदि , लग्नस्तु शीतल: -श्रृंगार० १७, 
निराला, अनुद्यम, अभूतपूर्व-अपूर्वकर्मचाण्डालमपि 
भुग्धे विमुंच माम्‌--उत्तर० १।४६, अप्रतिम नृशंसता 
करने वाली 3. अज्ञात 4. अप्रथम, - बम्‌ 1. किसी कार्य 
का दूरवर्ती फल जैसा कि सत्कार्यो के फलस्वरूप स्वर्मे- 
प्राप्ति 2. इष्ट और अनिष्ट जो भावी सुख दुःख के 
अन्तिम कारण है;--बँः परब्रह्म । सम०--पतिः 
(स्त्री ०) जिसे अभी तक पति प्राप्त नहीं हुआ, कुमारी 
कन्या,-विधिः नया आधिकारिक निदेश या आज्ञा । 


६४ ) 


अप॒थक (अव्य०) [न० त०] अलग से नहीं, साथ-साथ, 
समष्टि रूप से । 

अपेक्षणम्‌ 3 [अप्‌-+ईक्ष्‌+ ल्युट्‌, अप+-ईक्ष+अ] 1. 

अपेक्षा } प्रत्याशा, आशा, चाह, 2. आवश्यकता, 
जरूरत, कारण --प्रायः समास में स्फुलिगावस्थया 
वहिरेधापेक्ष इव स्थितः--श० ७1१५, जलने की 
प्रतीक्षा में 3. विचार उल्लेख, लिहाज--कम के साथ 
अधि सें, प्रायः समास में; करण० या कभी-कभी 
अघि० में, (अपेक्षया, अपेक्षायां) समास में बहुघा 
प्रयुक्त का अर्थ--'का उल्लेख करते हुए' 'रिहाज्‌ करके' 
के निमित्त: नियमापेक्षया-- रघु ०।४९, प्रथमसुकृता- 
पेक्षया-मेघ० १७; अत्र व्यंग्य गुणीभूतं तदपेक्षया 
वाच्यस्यैव चमत्कारिकत्वात्‌-काव्य० १, इसकी तुलना 
में 4. मेलजोल, संबंध 5. देखभाल, ध्यान, सावघानी 
>-दैश्ापेक्षास्तथा यूयं याता दायांगुलीयकम्‌-भट्रि० 
७४९, 6. सम्मान, समादर 7, (व्या में) = 
आकांक्षा । 


अपेक्षमोय, ) (वि०) [ अप+ ईक्ष-+- अनीयर्‌, तव्यत्‌, 
अपेक्षितब्य, ? ण्यट्‌ वा ] अपेक्षा करने के योग्य, जिसकी 
अपेक्ष्य आवश्यकता या आशा हो, जिसकी प्रत्याशा 


या बिचार किया जा सके; वाञ्छनीय । 

अपेक्षित (भ्‌ ० क० कु०) [ अप+-ईक्ष्‌+-क्त | जिसकी 
तलाश की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी 
आवस्यकता हो, जिसका विचार किया गया हो, 
--तम्‌ चाह, इच्छा, लिहाज, उल्लेख । 

अपेत (भू० क० कु० ) [ अप-- इ--क्त ) 1. गया हुआ, 
ओझल हुआ, अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्या--शि० २1१, 
2. वियुक्त या विचलित, विरुद्ध (अपा० के साथ) 
अर्थादनपेतम्‌ अर्थ्यम्‌ -सिद्धा०, 3. मुक्त, वंचित 
(अपा० के साथ या समास में) सुखादपेत:--सिद्धा ०, 
उदबहदनवद्या तामवद्यादपेतः -रघु० ७1१०, निर्दोष । 

मपेहि (लोट्‌ म० पु० ए० व°) (मयूरव्यंसकादि श्रेणी 
से संबद्ध समासों के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त) 
"करा, “द्वितीया, "स्वागता आदि जहाँ इस शब्द का 
अर्थ होता है “के बिना” “निकाल कर” “सम्मिलित न 
करके” उदा० “वाणिजा--इस प्रकार का समारोह 
जहाँ व्यापारियों को संमिछित न किया जाय,--इसी 
प्रकार “द्वितीया आदि । 

अयोक्ड: [ असि ( वैधकर्मणि) गंड: त्याज्यः --तारा० | 
1. अधिक अंगों वाला, या कम अंगों वाला 2. जो 
सोलह बरस से कम आयु का न हो, मनु० २१४८ 3. 
शिशु 4. अतिभीरु 5. झुर्रीदार। 

अपोढ (वि०) [ अप--वह +क्त | दूर हटाया गया 
(अपा० के साथ); कल्पनापोढः == कल्पनायाः अपोढः; 
दे० अपपूर्वक “बह । 


( ६५ ) 


अपोहः [ अप+-वह +-धञ्ञ } 1. हटाना, दूर करना, विरो- : 


पण 2. तर्क शक्ति के प्रयोग द्वारा शङ्कानिवारण 3. 
तके देना, युक्ति देना 4. निषेधात्मक तकना (विप० 
ऊहः अपरतर्कनिरासाय कृतो विपरीतस्तर्कः) ,--स्वय- 
मूहापोहासमर्थः-महाभा०, ऊहापोहमिमं सरोजनयना 
घावद्विषत्तेतराम्‌--भामि० २।७४, अतः ऊहापोह 
किसी प्रश्न से संबद्ध पूर्ण चर्चा 5. प्रसंगानुकूर वर्ग के 
अन्दर त आने बाली बातों को विचार-कोटि से निकाल 
देना; -तेद्वानपोहो वा शब्दार्थः (यहाँ माहेश्वर 'अपोह' 
का अर्थे 'अतद्वयावृत्तिः' अर्थात्‌ 'ताद्भिन्तत्यागः' करते हैं )। 
:पोहनल्‌ [ अप--वहू +ल्युट्‌ | 1. हटाना =अपोह, 2. 
तर्कक्षक्ति--मत्तः स्मृतिञ्गानमपोहनं च-भग०१५।१५॥ 
(वि०) { अप--वह +-अनीयर, ण्यत्‌ वा] 
र हराने या के जाने के योग्य, प्रायश्चित्त 
करने के योग्य; तकं द्वारा स्थापित करने 


इष्य (वि०) [ नास्ति पौरुषं यस्मिन्‌ न० ब० 

न० द? ; 1. पुरुषार्थहीन, कावर, भीरु 

अणु एरोचित, ईश्वरकृत--अपौरुषेया 

सुवर्णबिन्दुरित्याख्याते-मा० 

पित किया गया हो । --षस्‌, 

ईश्वरीय शक्ति । 

अप्तोर्याभः,-बन्‌ ¦ अप्तोः शरीरस्य पावकत्वात्‌ याम इव-- 

समासः ) एक यज्ञ का नाम, सामवेद के एक 
संत्र क! नाम जो उक्त यज्ञ की समाप्ति पर बोला 
जाता हँ; ज्योतिष्टोम यज्ञ का अंतिम या सातवाँ भाग । 

अप्ययः | अपि--इ+-अच्‌ | 1. उपागमन, सम्मिलन 2. 
(नदियों का) उमड़ना, 3. प्रवेश, नष्ट होना, अन्तर्धान, 
लव, किसी एक में लीप हो जाना 4. नाश । 

अप्रेकरणस्‌ | न० त० | जो मुख्य या प्रधान विषय न हो, 
अप्रासंगिक या असंबद्ध विषय । 

अप्रकाश {वि०) | न० ब०] 1. न चमंकने वाला, अंघ- 
कारपू्ण, प्रकाशरहित (आलं० भी )--प्रकाशइचाप्रका- 
शश्च रोकालोक इवाचल:--रघु० १।६८, 2. स्वतः 
प्रकाशित 3. गुप्त, रहस्थ,--शम्‌,--हे (अव्य ० ) गुप्त- 
रूप से, अप्रकट । 

भ्रप्रकृत (वि०) [न० त०] 1. जो मुख्य या प्रधान न हो, 
आनुषंगिक 2. अप्रस्तुत, विषय से असंबद्ध, दे० प्रकृत, 
प्रस्तुत, अप्रकृतमनुसंधा--इधर-उधरकी (विषय से 
याहर की) बातें बनाना, विषयानुकूल बात न करना, 
“जल {सा० शा० में) उपमान अर्थात्‌ तुलना का 
मानक (विप० उपसेय ) । 

अप्रगम (वि०) [न० ब०] इतनी तेजी से जाने वाला कि 
दूसरे जिसका अनुसरण न कर सके । 

भअप्रगल्भ (वि०) [न० त०] साहसहीत, शर्मीला, विनीत 


वायरता 2. 


एन्‌. 


(विप० घृष्ट) घृष्टः पावे वसति नियतं दूरतश्चा- 
प्रगल्भ:--हि० २२६ । 

अप्रगुण (ब्रि०) [न० ब०] विस्मित, व्याकुल । 

अप्रज (वि०) [न० ब०] 1. निस्संतान, संतान रहित 2. 
अजात 3. जहाँ बस्ती न हो, बिना बसा । 

अप्रजस्‌ ) (वि०) [न० ब०] संतान रहित, जिसके कोई 

अप्रजात } बच्चा या संतान न हो--अतीतायामप्रजसि 
बांघवास्तदवाप्नुयुः-याज्ञ० २1 १४४,--ता निस्संतान 
स्त्री, बांझ स्त्री । 

अप्रतिकमंन्‌ (वि०) [न० ब०] 1. अनुपम कार्य करने 
वाला, 2. अनिवार्य । 

अप्रति (ती) कार (वि०) [न०्ब०] लाइलाज, असहाय । 

अप्रतिघ (वि०) [न० ब०] 1. जिसे हराया न जा सके, 
अजेय 2. जिसे रोका न जा सके 3. अक्रुद्ध । 

अप्रतिइ्न्द्र(वि०) [त०ब०] 1. युद्ध में जिसका कोई प्रति- 
वढी न हॉ, अप्रतिरोध्य 2. अनूठा, लाजवाब । 

अप्रतिपक्ष (वि०) [न० ब०] 1. अप्रतियोगी, विपक्षशून्य 
2. अनुपम । 

अप्रतिपत्तिः (स्त्री०) [न० ब०] 1. कार्य का सम्पन्न न 
होना, अस्वीकृति, 2. उपेक्षा, अवहेलना 3. समझदारी 
का अभाव 4. निश्‍चय का अभाव, अव्यवस्था, विह्वू- 
लता--' विह्लल आदि का० १५९ (अप्रतिपत्तिजंडतः 
स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः) °त्तिसाध्वसजडा-का० 
२४० 5. (अतः) स्फूति का अभाव,--उत्तरस्याभ्रति- 
पत्तिरप्रतिभा--गौतम० । 


अप्रतिबन्ध (वि०) [न० ब०] 1. निर्वाध, बेरोकटोक 2. 
बिना झगडे के जन्म से प्राप्त, जिसमें किसी दूसरे का 
भाग न हो (उत्तराधिकार की भाँति) । 

अप्रतिबल (वि०) [न० ब०] अप्रतिरोध्य शक्ति वाला, 
अनुपम बलशाली । 

अप्रतिभ (वि०) [न० ब०] 1. विनीत, सलज्ज 2. अप्रत्यु- 
त्पन्नमति, मंदबुद्धि । 

अप्रतिभट (वि०) [ न० ब० ] अप्रतिद्वन्द्री--ट: बेजोड़ 
योद्धा । 

अप्रतिम (वि०) [न° ब०] अतुलनीय, बेजोड़, अप्रतिद्वन्द्व 
इसी प्रकार अप्रतिमान । 

अप्रतिरथ (वि०) [न०ब०] ऐसा वीर पुरुष जिसके मुका- 
बले का योद्धा और कोई न हो, बेजोड़, अप्रतिढ्न्दी 
योद्घा--दौष्यन्तिमश्रतिरथं तनयं निवेश्य--श० ४।२०, 
७,७।३३ । 

अप्रतिरथ (वि०) [न० ब०) निविरोघ, निविवाद-_वर्ष- 
शताघिकभोग: सन्ततोऽप्रतिरवः स्वत्वं गमयलि-- 
मिता० । 

अप्रतिरूप (वि०) [ न० ब० ] 1. अननुरूप, अयोग्य 2. 
अनुपम रूप वाला 3. अनूठा । 


( 


अध्रतिवोर्यं (वि०) [न० ब०] अतुलशक्तिशाली । 

अप्रतिशासन (वि०) [न० ब०] जिसका प्रतिद्वन्द्वी शासक 
न हो, जहाँ एक ही व्यक्ति का राज्य हो--रघु० 
८।२७ । 

अप्रतिष्ठ (वि०) [न० ब०] 1. अस्थिर, अदृढ़, अस्थायी 
2. अलाभकर, व्यर्थं 3. बदनाम । 

अप्रतिष्ठानम्‌ [न° त०] अस्थिरता, दृढता का. अभाव 
( आल? भी ) -तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयम्‌ 
+शोरी०। 

अप्रतिहत (वि०) [ न० त० ] 1. निर्बाध, बाधा रहित, 
अप्रतिरोध्य -अस्मद्गृहे “गति:--पंच० १; जुम्भता- 
मप्रतिहतप्रसरमायंस्य क्रोधज्योतिः- वेणी ० १; शक्ति 
बेजोड़ शक्तिसम्पन्न 2. अक्षुण्ण, अक्षत, अप्रभावित; 
--सा बुद्धिरप्रतिहता--भतृं० २।४० पंच० ४।२६, 
इसी प्रकार “चित्त, “मनस्‌ 3. जो निराश न हो। सम० 
नेत्र (वि०) स्वस्थ आँखों वाला । 

अप्रतीत (वि०) [न० त०] 1. अप्रसन्न, अप्रहृष्ट 2. (सा० 
शा० में) जो स्पष्ट रूप से न समझा जा सके, एक 
प्रकार का शब्ददोष (उस शब्द को 'अप्रतीत” कहते हैं 
जो किसी विशिष्ट स्थान पर ही प्रयुक्त होता हो, 
सामान्य प्रयोग का शब्द न हो) । दे० काव्य» ७। 

अप्रत्ता [न० त०] कुमारी कत्या, जिसका दान न किया 
गया हो । 

अप्रत्यक्ष (वि०) [न° ब०] 1. अदृश्य, अगोचर 2. अज्ञात 
अनुपस्थित । 

अप्रत्यय (वि०) [न० ब०] 1. आत्मविश्वास रहित, अवि- 
इवासी-- (अधि ० के साथ) बलवदपि शिक्षितानामात्म- 
न्यप्रत्ययं चेत:--श० १।२ 2. अनभिज्ञ 3. (व्या० में) 
प्रत्यय रहित,--यः 1 आशंका, अविश्वास, विश्वास का 
अभाव --क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌--पंच० १।१९१ 2. समझ 
में न आने वाला 3. जो प्रत्यय न हो--अर्थवदघातुर- 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌--पा० १1२1४५ । 


अप्रदक्षिणम्‌ (अव्य०) [न० त०] बाएँ से दाहिनी ओर । 

अप्रधान (वि०) [न० त०] अधीन, गौण, घटिया -आवां 
तावदप्रवानी -हि० २,--नम्‌ ("ता तत्वम) 1. 
अधीनता, गोणस्थिति, घटियापन 2. गौण या अमुख्य 
कार्य (“अप्रघान' शब्द प्रायः नपुं० में प्रयुक्त होता हैं 
चाहे वह अकेला प्रयुक्त हो या समास में) । 

अप्रधृष्य (वि०) [न° त०] जो जीता न जा सके, अजेय 
"ण्यदाश्रोषं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यम्‌ 
-ण्महा०, मालवि० ५॥१७ । 

अप्रभु (वि०) [न० त०] 1. शक्तिहीन, अशक्त 2. अस- 
मर्थ, अयोग्य, अक्षमः (संव० या अधि० के साथ) । 

अप्रमत्त (वि०) [न० त०] जो प्रमादी न हो, खबरदार, 
सावधान, जागरूक । 


६६ ) 


अप्रमद (वि०) [न० ब०] आमोद-प्रमोद से विरत, उदास, 
अप्रसन्न । 

अप्रमा [न० त०] भ्रांत ज्ञान (विप० प्रमा) । 

अप्रमाण (वि०) [न० ब०] 1. असीमित, अप्ररिमित 2. 
अनधिकृत ३. अप्रामाणिक, अविश्वस्त--श० ५।२५ 
भस्‌ [न० त°] जो किसी कार्य में प्रमाण रूप से 
प्रस्तुत न किया जा सके; अर्थात्‌ वह कार्य जो अप- 
रिहाये न समझा जाय 2. असंबद्धता । 

अप्रमाद (वि०) [ न० ब० ] खबरदार, जागरूक--दः 
[न° त० ] खबरदारी, अवधान, जागरूकता । 


अप्रमेय (वि०) [ न० त० ] 1. अपरिमित, असीमित, 
सीमारहित, 2. जिसका भलीभाँति निश्‍चय न किया 
जा सके, न समझा जा सके; अज्ञेय -- अचित्यस्या- 
प्रमेयस्य कायंतत्त्वार्थविद्यभु:--मनु ० १३ --यम्‌ 
ब्रह्म । 

अप्रयाणिः (स्त्री०) [ नजय --प्र--या--अनि ] न जाना, 
प्रगति न करना, (केवल कोसने के लिए ही प्रयुक्त 
होता है) -अप्रयाणिस्ते शठ भूयात्‌-सिद्धा० (भगवान्‌ 
करे, तुम प्रगति न कर सको) दे० अजीवनि, 

अप्रयुकत (वि०) [ न० त० ]1. जो इस्तेमाल न किया 
गया हो, जो काम में न लाया गया हो, अव्यवहृत, 
2. गलत तरीके से काम में लाया गया शब्द 3. 
विरल, असामान्य (सा० शा० में), (शब्द के रूप में 
किसी विशेष अर्थ या लिंग में प्रयुक्त चाहे वह कोश- 
कारों से सम्मत ही क्यों न हो,--तथा मन्ये दैवतोऽस्य 
पिशाचो राक्षसोऽथवा काव्य० ७, यहाँ 'दैवत' शब्द 
“अमरकोश” द्वारा सम्मत होने पर भी कवियों के 
द्वारा पुलिंग में प्रयुक्त नहीं किया जाता--अतः 
यह 'अप्रयुक्त' है) । 

अप्रवृत्तिः (स्त्रीश) [ न० त० ] 1. कार्यं में न लगना, 
प्रगति न करना, किसी बात का न होना 2. आलस्य, 
क्रियाशून्यता, उत्तेजन या प्रोत्साहन का अभाव । 

अप्रसं ङ्कः [ न० त० ] 1. आसक्ति का अभाव 2. संबंध का 
अभाव 3. अनुपयुक्त समय या अवसर,-अप्रसङ्गा- 
भिधाने च श्रोतुः श्रद्धा न जायते । 

अप्रसिद्ध (वि०) [ न० त० ] 1. अज्ञात, तुच्छ,--कु० 
३।१९, 2. असाधारण, असामान्य । 

अप्रस्ताविक (वि०) [ स्त्री०--की ० | [ न० त? ] विषय 
से संबंध न रखने वाला, असंगत (==बप्रास्ताविक 
दे०} । 

अप्रस्तुत | ) नि० त०] 1. जो समय या विषय के उप- 
युक्त न हो, जो प्रसंगानुकूल न हो, असंगत 2. बहूदा, 
भूखंतापूर्ण 3. आकस्मिक, असंबद्ध । सम० --प्रशंसा- 
एक अलंकार जिसमें विषय से भिन्न अर्थात्‌ अप्रस्तुत 
का वर्णन करने से प्रस्तुत अर्थात्‌ विषय का संकेत हो 


( 


जाता है--अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया-- 
काब्य» १०, इसके ५ भेद हैं:--कार्य निमित्ते 
सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति, तदन्यस्य वचस्तुल्ये 
तुल्यस्येति च पंचधा--अर्थात्‌ जबकि प्रस्तुत विषय 
पर (क) कार्य के रूप में दृष्टिपात किया जाय-- 
जिसकी सूचना कारण बतलाकर दी जाती है, (ख) 
जब कार्य को बतलाकर कारण पर दृष्टिपात किया 
जाय । (ग) जब कोई विशेष निदर्शन देकर सामान्य 
बात पर दृष्टि डाली जाय (घ) जब किसी सामान्य 
बात का कथन करके विशेष निदर्शन पर दृष्टिपात 
किया जाय, अथवा (ङ)जब कि समान बात का कथन 
करके समान बात पर दृष्टिपात किया जाय, उदा० 
के लिए का० १० और सा० द० ७०६ | 

अप्रहत (वि०) [ न० त० ] 1. जिसे चोट न लगी हो 2. 
परत की भूमि, अनजुती 2. नया या कोरा कपड़ा । 


६७ 


अप्राकरणिक (वि०) [स्त्री-की] [न० त०]1. जो | 


प्रकरण से संबंध न रखता हो,--अप्राकरणिकस्याभि- 
घानेन प्राकरणिकस्याक्षेपो5प्रस्तुत प्रशंसा-काव्य० १० । 

अप्राकृत (वि०) [न० त० ]1. जो गंवारू न हो 2. जो 
मौलिक न हो 3. जो साधारण न हो, असाधारण 
4. विशेष । 

अप्राग्य (वि०) [ न० त° ] गौण, अधीन, घटिया । 

अप्राप्त (वि०) [न० त० ] 1. जो प्राप्त न किया गया 
हो, --अप्नाप्तयोस्तु या राशिः सैव संयोग ईरित:--- 
भाषा० 2. जो न पहुँचा हो या जो न आया हो, 3. 
नियमतः अनधिकृत, अननुगामी 4. न आया हुआ, 
न पहुँचा हुआ। सम० --अवसर, -- काल(वि०) 


बुरे समय का, असामयिक, जो ऋतु के अनुकूल न | 
हो,--- काळं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌, लभते बुद्धघ- : 


वज्ञानमपमानं च पुष्कलम्‌--पंच० ११६३, --यौवन 
(वि०) अवयस्क, नावालिग्‌, --व्यवहार, - वयस्‌ 
(वि०) (विधि मे) अल्पवयस्क, सार्वजनिक कार्यों में 
अपने उत्तरदायित्व के भरोसे भाग लेने के लिए जिस 
की आयु न हो, अवयस्क (१६ वर्ष से कम आयु का) 
--अप्राप्तव्यवहा रो ऽसौ यावत्‌ षोडशवाधिक:--दक्ष ० । 


अप्राप्तिः (स्त्री०) [ न० त० ] 1. न मिलना,--तदप्राप्ति- | 


महादुःखविलीनाशेषपातका--काव्य० ४, 2. जो 
किसी नियम से सिद्ध या स्थापित न हुआ हो; 
--विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति--मीमां ० 
3. किसी बात का न होना, किसी घटना का घटित 
न होना । 

अप्रामाणिक (वि०) [ स्त्री -को ] [ न० त० ] 1. जो 
प्रामाणिक न हो, अयुक्तियुक्त,-इदं वचनमप्रामा- 
णिकम्‌- 2. अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा न किया 
जा सके | 


) 


अप्रिय (वि०) [ न० त० ]1. नापसंद, अनभिमत, अरुचि- 
कर,--अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभ:- 
रामा ०, मनु० ४1१३८, 2. निष्ठुर, अमित्र, -यः शत्रु, 
दुश्मन,--यम्‌ शत्रुतापूर्ण या अनिष्टकर कमे,---पाणि- 
ग्राहस्य साध्वी स्त्री नाचरेत्किचिदप्रियम्‌--मनु ० ५। 
१५६, । सम० --कर, --कारिन्‌ --कारक, (वि०) 
अनिष्टकर, अरुचिकर --वद (“यं”), --वादिन्‌ 
(वि०) निष्ठुर और कठोर शब्द बोलनें वाला, 
-वन्ध्याथंध्न्यप्रियंवदा--या० १।७३, माता यस्य गृहे 
नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी--चाण० ४४ | 

अप्रीतिः (स्त्री०) | न० त० | 1. नापसंदगी, अरुचि 2. 
शत्रुता । 

अप्रौढ (वि०) [न० त० ] 1. जो ढीठ नहो 2. भीरु, 
नम्र, असाहसी 3. जो वयस्क न हो, --ढा 1. अवि- 
वाहित कन्या 2. वह कन्या जिसका विवाह तो हो 
गया हो, परन्तु अभी तक वयस्क न हुई हो । 

अप्लुत (वि०) [ न० त० | वह स्वर जो आवाज की दृष्टि 
से लंबा न किया गया हो । 


। अप्सरस्‌ (स्त्री०) (--राः, रा) [ अद्भयः सरन्ति उद्ग- 


च्छन्ति-अपू्स-सू--असुन्‌ | [ तु०, रामा० अप्सु 
निर्मथनादेव रसात्तस्माद्वरस्त्रियः, उत्पेतुर्मनुजश्रष्ठ 
तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ | । आकाश में रहने वाली 
देवांगनाएँ जो न की पत्नियाँ समझी जाती हैं, 
उन्हें जलक्रीडा बड़ी रुचिकर है, वह अपना रूप बदल 
सकती हैं तथा दिव्य प्रभाव से युक्त हैं, वह प्रायः 
इन्द्र की नर्तकियाँ हे और 'स्वर्वेश्याः' कहलाती है । 
बाण ने इस प्रकार की परियों के १४ कुलो का वर्णन 
किया है--दे० का० १३६; यह शब्द बहुधा बहुवचन 
में (स्त्रियां बहुष्वपसरसः) प्रयुक्त होता है, परन्तु 
एक वचन में प्रयोग तथा 'अप्सरा' रूप कई बार 
देखने में आता है-नियमविध्नकारिणी मेनका नाम 
अप्सराः प्रेषिता--श० १, एकाप्सरः आदि०--रधु० 
७।५३,। सम० --तौर्थम्‌ अष्सराओं के नहाने के 
लिए पवित्र तालाब, यह संभवतः किसी स्थान का 
नाम है--दे० श० ६, --पतिः अप्सराओं का स्वामी 
इन्द्र की उपाधि । 


अफल (वि०) [ न० ब० ] 1 निष्फल, फलरहित, बंजर 
(श० और आलं०) °ला ओषधयः, °लकार्यं आदि 
2. अनुर्वरा, निरर्थक, व्यर्थ,--यथा षंढोऽफलः स्त्रीषु 
यथाः गौर्गवि चाफला, यथा यज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रो 
ऽनूचोऽफलः । मनु ० २।१८। पुरुषत्व से हीन, बधिया 
किया हुआ,-अफलोऽहुं कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता 
--रामा०। सम०--आकांक्षिन, -प्रेप्पु (वि०) जो 
पारिश्रमिक पाने की इच्छा नहीं रखता, स्वार्थरहित, 
-ण"अफलाकांक्षिभियज्ञ: क्रियते ब्रह्मवादिभिः-महा० । 


( ६८ ) 


अफेन (वि०) [ न० ब० | बिना झाग का, झाग रहित 
नम्‌ अफ़ीम । 

अबद्ध-डक (वि०) [न० त० ] 1. स्वच्छन्द, न बंधा 
हुआ, बेरोक 2. अर्थहीन, बेमतलब, बेहुदा, विरोधी-- 
उदा० यावज्जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता, 
माता तु मम बंघ्यासीदपुत्रश्‍च पितामहः 1 (विरोधी) - 
जरद्गवः कंबलपादुकाम्यां द्वारि स्थितो गायति मङ्ग- 
लानि--अमर० रायमुकुट । सम०--मुख (वि०) 
दुर्मुख, गाली से युक्त, बदजबान । 

लबन्धु-बान्धव (वि०) [ न० ब० | मित्रहीन, एकाकी । 

अबल (वि०) [न० ब ] ३. दुर्बळ, बलहीन, 2. अर- 
क्षित,--ला स्त्री (अपेक्षाकृत बलहीन होने के 
कारण) ; -नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा ये नित्य- 
माहुरबला इति कामिनीनाम्‌, याभिविलोलतरतारकः 
दृष्टिपातैः अक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ता: -- 
भरत १११, “जन: स्त्री, बलम्‌ निर्वलता, बल की 
कमी, दे० बलाबलम्‌ भी । 

जबाध (वि०) [न° ब०| 1. अनियन्त्रित, बाघारहित, 
2. पीड़ा से मुक्‍त,--धः [ न० त०] 1. बाघाहीनता 

2. निराकरण का अभाव | 

अबाल (वि०) [ न० त० ] 1. जो बालक न हो, जवान, 
2. छोटा नहीं, पूर्ण (जसा कि चन्द्रमा) । 

अबाह्य (वि०) [ न० त० ] 1. जो बाहरी न हो, भीतरी 
2. (आलं०) परिचित, जानकार । 

अबिन्धनः [ आपः इन्धनं यस्य--ब० स० ] वडवाग्नि, 
(जो समुद्री पानी पर पलती है)-अबिन्धनं बह्लिमसौ 
बिभत्ति रघु० १३।४। 

अबद्ध (वि०) | न० त० ] मूर्ख, नासमझ--अपवादमात्रम- 
बुद्धानाम्‌ सां० सृ० । 

अबुद्धिः (स्त्रीश) [न० त० ] 1. समझ की कमी, 2. 
अज्ञान, मूर्खता । सम० -- पूर्व, -- पूर्वक (वि०) 
अनभिप्रेत ( --बरन्वेकम्‌ ) ( क्रि» वि० ) अनजान- 
पने में, अज्ञात रूप से । 

अबुधू-बुध (वि०} [न० त० | मूर्ख, मूढ, (पुं०) जड़, 
(स्त्री ०--अभुत्‌ ) अज्ञान, बुद्धि का अभाव । 

अबोध (ति०) [न० ब० ] अनजान, मूर्ख, मूढ, - धः 
[ व० त० | 1. अज्ञान, जडता, समझ का अभाव-- 
5ब्रोपहताठ्चान्ये-- भ ० ३।२, निसगंदुर्बोधमबोध- 
विक्लवाः क्व भूपतीना चरितं क्व जन्तवः--कि०१।६, 
2. न जानना, जानकारी न होना । सम० -- गम्य 
(वि०) जो समझ में न आ सके, अकल्पनीय । 

अब्ज (वि०) [ अप्सु जायते-अप्‌ञ-जन्‌+-ड ] जळ में 
पैदा हुआ या जल से उत्पन्न,--ब्जम्‌ 1. कमल २ 
एक अरब की संख्या (१०००००००००) । सम० 
--कणिका कमल का छत्ता,-जः--भवः:,-भूः, | 


योनिः ब्रह्मा के विशेषण,--बांधव कमलों का मित्र 
सूर्ये,--बाहनः शिव की उपाधि । 

अब्जा [ स्त्रियां टापू | सीपी 1 

अब्जिनी [ अब्ज--इनि, स्त्रियां डीप्‌] 1. कमछों का 
समूह 2. कमलों से पूर्ण स्थान 3. कमल का पौधा । 
सम०--पतिः सूर्य । 

अब्दः [ अपो ददाति--दा--क ] 1. बादल 2. वर्ष (इस 
अर्थं में नपुं० भी) 3. एक पर्वत का नाम। संम० 
--अधंम्‌ आधा वर्षं,--बाहनः शिव,--शतस्‌ शताब्दी, 
--सारः एक प्रकार का कपूर । 

अब्धिः [ आपः धीयन्ते अत्र-अप्‌ + घा-{-किं ] 1. समुद्र, 
जलाशय, (आलं० भी) दुःख”, कार्य), ज्ञान" आदि 
किसी चीज का भंडार या संग्रह 2. ताल, झील, 3. 
(गण० में) सात की संख्या, कई बार चार की 
संख्या सम०--अग्निः वाडवाग्नि,--कफः,--फेनः 
समुद्रझाग,---जः 1. चन्द्रमा, 2. शंख, (--जा) 
1. वारुणी (समुद्र से उत्पन्न), 2. छक्ष्मीदेवी,-द्वीपा 
पृथ्वी,-नगरी कृष्ण की राजधानी द्वारका,-नब- 
नौतकः चन्द्रमा, _मंडूको मोती की सीप,--शबनः 
विष्णु,-सारः रत्न । 

अब्रह्मचयं (वि०) [ न० ब० ] जो ब्रह्मचारी न हो,--यंम्‌, 
यंकम्‌ [ न० त० ] लम्पटता, कामुकता, 2. मैथुन । 

अब्रह्मण्य (वि०) [ न० त०--नञ्ञ+ब्रह्मन्‌+-यत्‌ | 1. 
जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त न हो,-अब्राह्मण्यम- 
वर्ण स्यात्‌ ब्रह्मण्यं ब्रह्मणो हितम्‌--हला० 2. 
ब्राह्मणों के लिए शत्रुवत्‌,--ण्यम्‌ अब्राह्मणोचित कार्य, 
या जो ब्राह्मण के लिये योग्य न हो। नाटकों में 
प्राय: यह शब्द 'दुहाई देने के अर्थ मे प्रयुक्त होता है-- 
अर्थात्‌ “रक्षाकरो सहायता करो' “एक अत्यन्त भीषण 
और जघन्य कर्म हो गया है! -अर्थत्य योगनन्दस्य 
व्याडिनाकन्दितं पुरा, अन्रह्मण्यमनुत्कान्तजीवो योग- 
स्थितो द्विजः--बृह्‌० क० । 

अब्रह्मन्‌ (वि०) [न० ब०) ब्राह्मणों से वियुक्त या 
विरहित-नाब्रहमक्षत्रमृध्नोति-मनु० ९।३२२ । 

अभक्तिः (स्त्री०) [ न० त० ] 1. भक्ति या आसक्ति का 
अभाव 2. अविश्वास, सन्दिग्धता । 

अभक्ष्य (वि०) [न० त०] 1. जो खाने योग्य न हो। 
2. खाने के लिये निषिद्ध,-क्ष्यम्‌ खाने का निषिद्ध 
पदार्थ । 

अभग (वि०) [न० ब० ] अभहुझा, बदक्रिस्मत । 

अभद्र (वि०) [ न० त० ] अशुभ, कुत्सित, दुष्ट, ब्रम्‌ 1. 
दुष्कर्म, पाप, दुष्टता 2. शोक । 

अभय (वि०) [ न० ब० ] निर्भय, सुरक्षित, भयमुक्त, 
--वैराग्यमेवाभयम्‌--भतृ ० ३।३५,--यम्‌ 1. भय का 
अभाव, भय से दूर रहना, 2 सुरक्षा, बचाव, भय या 


( 


डर से रक्षा,--मया तस्याभयं* दत्तमू--पंच० १, । 
सम०--कृत्‌ (वि०) 1. जो भयानक न हो, मुदु, 2. 
सुरक्षा देने वाला,-डिंडिम: 1. सुरक्षा या विश्वसनी- 
यता का ढिंढोरा, 2. युद्धभेरी,--द,-दार्यिन्‌,-प्रद 
(वि) सुरक्षा का वचन देने वाला,--दक्षिणा,--दानम्‌, 
--प्रदानम्‌ भय से मुक्ति का वचन या सुरक्षा की गारंटी 
-“सर्वप्रदानेष्वभयप्रदान (प्रधानम्‌) --पंच० १।२९०, 
--पत्रस्‌ सुरक्षा का विश्वास दिलाने वाला लिखित 
पत्र, तु० आधुनिक 'सुरक्षा आचरण'--याचना रक्षा के 
लिए प्राथना,--बचनम्‌--बाच्‌ (स्त्री) सुरक्षा का 
वचन या भय से मुक्‍त कर देने की प्रतिज्ञा । 

अभयंकर --कृत (बि०) [न० त०] 1. जो भयानक न हो 
2. सुरक्षा करने बाला 

अभवः [न० त०] 1. अविद्यमानता,--मत्त एव भवाभवौ 
महा०, 2. छुटकारा मोक्ष, प्राप्तुमभवमभिवाञ्छति 
वा--कि० १२।३०, १८।२७. 3. समाप्ति या प्रलय 
भवाय सर्वभूतानामभवाय च रक्षसाम्‌--रामा० । 

अभव्य (वि०) | न० त०] 1. जो न होना हो 2. अनु- 
पयुक्त, अशुभ 3. दुर्भाग्यपूर्ण, अभागा, उपनतमवघी- 
रयन्त्यभव्या:--कि० १०1५१ । 

अभाग (वि०) | न० ब० | 1. जिसका संपत्ति में कोई 
हिस्सा न हो, 2. अविभक्त । 

अभावः [न० त०] 1. न होना, अनस्तित्व,--गतो भावोऽ- 
भावम्‌-मृच्छ० १ (अन्तर्धान हो गया) 2. अनुपस्थिति, 
कमी, असफलता,-सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थ- 
भागिनः--मनु ० ९1१८८, अधिकतर समास में, 
--सर्वाभावे हरेब्प:-- १८९, सब कुछ विफल हो जाने 
पर 3. सर्वनाश, मृत्यु, विनाश, सत्ताशून्यता,-नाभाव 
उपलब्धे:--शारी ० 4. (दर्शन० में) लोप, असत्ता, 
अविद्यमानता या निषेध, कणाद के मतानुसार सातवां 
पदार्थं या वर्ग, (इसके दो भेद हुँ--संसर्गाभाव और 
अन्योन्याभाव, पहले के फिर तीन उपभेद हैं प्रागभाव 
प्रध्वंसाभाव, और अत्यंताभाव) । 

अभावना [न०्त०] 1. सत्यविवेचन या निर्णय का अभाव 2 
धार्मिक ध्यान का अभाव । 

अभाषित (वि०) [ न० त० ] न कहा हुआ। सम? 
--पुंस्कः वह शब्द जो कभी १० या स्त्री» में प्रयुक्त 
न होता हो - अर्थात्‌ नित्यस्त्रीलिग । 

अभि (अव्य०) [नञ्ञ्‌ +भाञ-कि ] (धातु और शब्दों से 
पूर्वं लगाया जाने वाला उपसर्ग) अर्थ -(क) 'को 
ओर, 'की दिशा में, अभिगम्‌ की ओर जाना, 
अभिया, °गमनम्‌, °यानम्‌ आदि (ख) 'के लिए' के 
विरुद्ध °लष्‌, “पत्‌ आदि (ग) 'पर' 'ऊपर' "सिच्‌ 
पर छिड़कना आदि (घ) 'ऊपर से' 'ऊपर' “परे' “भू 
हावी हो जाना, “तन्‌ (ङ) “अधिकता से 'बहुत' 


६९ 


eer 


) 


*कंप 2. (विशेषण तथा स्वतन्त्र संज्ञा शब्दों से पूव 
लगने वाला उपसर्ग) --अथं--(क) तीब्रता और 
प्राधान्य, “धर्मः--प्रधान कर्तव्य, ` तास्र--अत्यंत लाल 
“नव-बिलकुल नया (ख) 'की ओर 'की दिशा मे, 
अव्ययोभाव समास बनाना “चेद्यम, “मुखम्‌, “दूति 
आदि 3. (कर्म० के साथ संबं० अव्य० के रूप में) 
(क) की ओर' 'की दिशा में! 'के विरुद्ध (कर्म के 
साथ या इसो अर्थ में समास के साथ) अभ्यग्नि या 
अग्निष शलभाः पतंति, वृक्षमभिद्यातते विद्युत-- 
सिद्धा० (ख) 'निकट' 'पहले' 'सामने' “उपस्थिति में 
(ग) पर ऊपर, संकेत करते हुए, के विषय में-साघु 
देवदत्तो मातरमभि--सिद्धा० (घ) पृथक्‌ पृथक्‌, एक- 
एक करके (विभाग द्वारा) -वृक्ष वृक्षमभिषिचति 
--सिद्धा०। 

अभि (भो) क (वि०) [ अभि+-कन्‌ ] कामो, लंपट, 
विलासो,-सोऽघिकारमभिकः कुलोचितं काइचन स्वय- 
मवर्तयत्समाः--रघु १९।४, अपि सिचेः कृशानौ त्वं दर्प 
मय्यपि योऽभिकः--भट्रि० ८९२ । 

अभिकांक्षा [ अभि+-कांक्षञ अडः--टाप्‌ ] कामना, इच्छा, 
लालसा । 

अभिकांक्षिन्‌ (वि०) [ अभि+-कांक्षु णिनि ] लालसा 
रखने वाला, कामना करने वाला । 

अभिकाम (वि०) [ अभिवृद्धः कामो यस्य--अभि+- 
कम्‌+-अच्‌ ब० स० ] स्नेही, प्रेमी, इच्छुक, कामना- 
युक्त, कामुक (कर्म ०में या समास में )--याचे त्वामभि- 
कामाहम्‌---महा०,--मः (प्रा स०) 1. स्नेह, प्रेम 
2. कामना, इच्छा । 

अभिक्रमः [ अभि+-क्रम्‌+घञ्ञ्‌ अवृद्धिः ] 1. आरम्भ, 
प्रयत्न, व्यवसाय,---नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न 
विद्यते--भग० २।४, 2. निश्चित आक्रमण या धावा, 
अभियान, हमला 3. आरोहण, सवार होना । 

अभिक्रमणम्‌-क्रांतिः (स्त्री०) [ अभि- क्रम --ल्युट्‌, क्तिन्‌ 
वा ] उपागमन, आक्रमण करना =दे०ऊ०अभिक्रम । 

अभिक्रोशः [ अभि+-क्रश्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. पुकारना, चिल्लाना 
2. अपशब्द कहना, निदा करना । 

अभिक्रोशकः [ अभि +-क्रुश+-ण्वुल ] पुकारने वाला, गाली 
देने वाला, कलंक लगाने वाला । 

अभिल्या[ अभि +-ख्या न-अङ~- टाप्‌]. चमक-दमक, शोभा 
कांति,--काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः 
रघु० १।४६, सूर्यापाये न खलु कमल पुष्यति स्वामभि- 
ख्याम्‌- -मेघ०, ८० कु० १।४३, ७।१८, 2. कहना, 
घोषणा करता, 3. पुकारना, संबोधित करना 4. नाम, 
अभिधान 5. शब्द, पर्याय 6. प्रसिद्धि, यश, कुख्यात, 
माहात्म्य 1 

अभिख्यानम्‌ [ अभि +-ख्या+-ल्युट्‌ | ख्याति, यश । 


( ७० ) 


अभिगम:-गमनम्‌ [ अभिगम्‌ +अप्‌, ल्युट्‌ वा | 1. (क) 
उपागमन, पास जाना या आना, दशनार्थ गमन, पहुँ- 
चना, तवाहंतो माभिगमेन तृप्तम्‌--रघु० ५।११, 
१७।७२, अ्येष्ठाभिगमनात्पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता-- 
१२।३५, 2. संभोग (स्त्री या पुरुष के साथ) --परदा- 
राभिगमनम्‌--का० १४७, प्रसह्य दास्यभिगमे--या० 
२।२९१ । 

अभिगम्य (सं० कृ०) [अभिगम्‌ +य] 1. उपागम्य, दर्शनीय 
अन्विष्य, कु० ६1५६, 2. प्राप्य, आ इक,--भीम- 
कान्तैनृपगृणः"' ` `` अधृम्यइचाभिगम्यञ्च-रघु० १।१६,। 

अभिगर्जेनम्‌-) [ अभिगर्ज --ल्युट्‌, क्त वा | जंगली तथा 

अभिगजितम्‌ | भीषण दहाड, चीत्कार । 

अभिगामिन (वि०) [ अभि+गम्‌+-णिनि ] निकट जाने 

वाला, संभोग करने वाला, । 

अभिगुप्तिः (स्त्री०) [अभि--गुप्‌-+ क्तिन्‌ | संरक्षण, बचाव । 

अभिगोष्तु (पु०) [ अभि+-गुप्‌+-तृच्‌ ] बचाने वाला 
संरक्षक । 

अभिग्रहः | अभि--ग्रह +अच्‌ ] 1. छीन लेना, ठगना, 
लूटना 2. धावा, हमला 3. ललकार 4. शिकायत 5. 
अधिकार, प्रभाव । 

अभिग्रहणम [ अभि + ग्रह -+ ल्युट्‌ ] लूटना, छीन लेना । 

अभिघषं णम्‌ [ अमिन-ध्‌प्‌~-ल्युट्‌ | 1 रगड़ना, झगड़ना, 
2. बुरी भावना से अधिकार करना । 

अभिघातः [ अभिन-हन्‌ +-घञ् | 1. आघात करना,मारना 
चोट पहुँचाना, प्रहार,-तटाभिघातादिव लग्नप ङ्क 

कु० ७।४९, 2. विध्वंस, पूर्णं नाश, समूलोच्छेदन 

दृःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेती--सां ० 
का० १, --तम्‌ कठोर उच्चारण (सन्धि नियमों की 
उपेक्षा के कारण) । 

अभिघातक (वि०) [ स्त्री» --तिका ] (मारकर) पीछे 
हटाने वाला, दूर कर देने वाला । 

अभिघातिन्‌ (पृं०) [ अभि+-हन्‌+-णिनि ] शत्रु । 

अभिघारः [ अभि+-घृञ+-णिच्‌+घञ्ञ] 1. घी 2. यज्ञ में 
ची की आहति, प्रणीतपृषदाज्या भिधा रघो रस्तनृनपात्‌ 
--महावी० ३ । 

अभिघारणम्‌ [ अभि--घ्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] घी छिड़कना । 

अभिघ्राणम्‌ [ अभि + घ्रा-ल्युट्‌ | सिर सूंघना (स्नेह्‌- 
सूचक चिह्न) । 

अभिचरः [ अभि-+-चर्‌न-अच्‌ | अनुचर, सेवक । 

अभिचरणम्‌ [अभि+-चर-ल्युट्‌] 1. झाइना-फूंकना, जादू 
टोना, तुरे कामों के लिए मत्र पढ़ कर जादू करना, 
इन्द्रजाल 2. मारना । 

अबिचारः [ अभित-चर्‌+- घञा } 1. 
झाड़ फुक करना, मंत्रमुग्ध करना, जादू के मंत्रों का 
बुरे कामों के लिए प्रयोग करना, जादू, करना 2. हत्या 


(मंत्रादि द्वारा) | 


करना । सम०--ज्वरः जादू के मंत्रों द्वारा किया गया 
बुखार,--मंत्र: जादू का गुर, जादू करने के लिए मंत्र- 
फूकना,--शि० ७।५८,-यज्ञः, होमः जादू टोने के 
लिए किया जाने वाला यज्ञ, होम । 


अभिचारक } (वि०} (स्त्रियाम्‌--रिकी,रिणी)[अभि 

अभिचारिन्‌ ) +चर्‌+प्वुल, णिनि वा] अभिचार 
करने वाला, जादू टोना करने वाला,--कः,--री ऐन्द्र- 
जालिक, जादूगर । 

अभिजनः [अभि+-जन्‌+-घञा अवृद्धिः] 1. (क) कुटुम्ब, 
वंश, अन्वय (ख) जन्म,उत्पत्ति, कुल 2. उत्तम कुल 
में जन्म, उत्तम कुटुम्ब में उत्पत्ति; _ स्तुत्यं तन्महात्म्यं 
यदभिजनतो यच्च गुणत:--मा० २।१३, शीलं शेल- 
तटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्मिना--भर्तृ० २, ३९, 
3. जन्मभूमि, मातृभूमि, बापदादाओं की जन्मभूमि 
(विप० निवास), यत्र पूर्वेरुषितं सो$भिजन:--सिद्धा ० 
4. ख्याति, प्रतिष्ठा 5. घर का मुखिया या कुलभूषण 
(श्रेष्ठव्यक्ति ), 6. अनुचर, परिजन । 

अभिजनवत्‌ (वि०) [ अभिजन--मतुप्‌ | उच्च कुल का, 
उत्तम वंश में उत्पन्न,-°वतोभर्तुः इलाध्ये स्थिता गृहिणी 
पदे--श० ४।१८। 

अभिजयः [अभि+-जि+-अच्‌] जीत, पूर्णं विजय । 

अभिजात (भू ० क० कृ०) [अभिञ-जन्‌+-क्त] 1. (क) 
उत्पन्न, भग० १६।३।५, (ख) सर्वथा विकसित (ग) 
योग्य 2. जन्मा हुआ, पैदा हुआ 3. कुलीन, उच्चकुल 
में उत्पन्न, उच्च वंश में जन्म लेने वाला,-जात्यस्तेना- 
भिजातेन शूरः शौर्यवता कुश:--रघु० १७।४, शिष्ट 
नम्र--अभिजातं खल्वस्य वचनम्‌--विक्रम० १, 4. 
योग्य, उचित उपयुक्त 5. मधुर, रुचिकर, प्रजल्पिता- 
यामभिजातवाचि-कु० १।४५, 6. मनोहर, सुन्दर 
7. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, विवेकशील,-संकीर्णं नाभिजातेषु 
नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम्‌ (वदेत्‌) । 

अभिजाति: (स्त्री ०) [अभिञ-जन्‌+-क्तिन्‌] उ त्तम कुल मं 
जन्म । 

अभिजिघ्रणम्‌ [ अभि+-धा¬ल्युट्‌ जिघ्रादेशः | नाक से 
सिर का स्पर्श करना (स्नेहसूचक चिल्ल) 

अभिजित्‌ (पुं) [अभि-जि-क्विप्‌] 1. विष्णु 2. एक 
नक्षत्र का नाम । 

अभिज्ञ (वि०) [अभि-ज्ञास क] 1. जानने वाला, जान- 
कार, अनुभवशील, कुशल (संब० या अधि० के साथ 
अथवा समास में )--यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुदमन तत्राप्य 
भिज्ञो जनः--उत्तर० ५।३४, अभिज्ञाच्छेदपाताना 
क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः--कु० २४१, मेघ० १६, रघु? 
७।६४, अनभिज्ञो भवान्सेवाधर्मेस्य-- १, 2. कुशल, दक्ष, 
चतुर,--ज्ञा 1. पहचान 2. याद, स्मृति चिह्न । 


( 


अभिज्ञानम्‌ [अभि--ज्ञा--ल्युट्‌] 1. पहचान,---तदभिज्ञान- 
हेतोहि दत्तं तेन महात्मना--रामा० 2. स्मरण, प्रत्या- 
स्मरण 3. (क) पहचान का चिह्न (पुरुष या वस्तु), 
वत्स योगिन्यस्मि मालत्यभिज्ञान च धारयामि 
जामा» ९, भट्रि ८११८, १२४ इसी प्रकार “शाकु- 
न्तल॑ 4. चन्द्रमंडल में काला चिह्ण। सम०--आभ- 
रणम्‌ पहचान का भूषण, अंगूठी श० ४। 

अभितः (अव्य०) [ अभि+-तसिलू्‌ ] (क्रि० वि० के रूप 
में अथवा कर्म० के साथ संब० अव्य० के रूप में प्रयुक्त) 
1. निकट, की ओर, सब ओर से,--अभितस्तं पृथा- 
सूनुस्नेहेन परितस्तरे---कि० ११।८, 2. (क) निकट 
मिला हुआ, समीप में,--ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सुमंत्रम- 
भितः स्थितम्‌--रामा० (ख) के सामने, को उप- 
स्थिति में,--सन्वन्तमिद्धमभितो गुरुमंशुजालम्‌ --कि० 
२।५९, 3. सम्मुख, मुंह के आगे, सामने कि० ६।१, 
५, १४, 4. दोनों ओर,--चूडाचुंबितकंकपत्रमभितस्तू- 
णीद्वयं पृष्ठतः--उत्तर० ४।२०, भट्टिः ९1१३७, 5 
पहले ओर पीछे 6. सब ओर से, चारों ओर से. 
(कर्म या संब० के साथ) परिजनो यथाव्यापारं 
राजानमभितः स्थितः--मालवि० १।७, 7. पूर्ण रूप से, 
पुरी तरह से, सर्वत्र 8. शीघ्र ही । 

अभितापः [अभितप्‌‡-घञ्ञ्‌ ] अत्यंत गर्मी-चाहे शरीर की 
हो या मन की, भावावेश, कष्ट, अधिक दुःख या पीड़ा 
जारि? ९।१, कि० ९।४, बलवान्पुनर्मे मतसोऽभितापः 
--विक्रम० ३ । 

अभितास्र (वि०) [ प्रा स० ] बहुत लाल, लालमुर्ख 
रघुः १५।४९। 

अभिदक्षिणम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] दक्षिण की ओर 
(=तु° प्रदक्षिणम्‌ ) । 

अभिद्रवः -द्रवणम्‌ [अभिद्रु+-अप्‌+-ल्युट्‌ वा] आक्रमण, 
हमला । 

अभिद्रोहः [अभि+-द्रह त-घडा,] 1. चोट पहुंचाना, षड्यंत्र 
रचना, हानि, करता 2. गाली, निन्दा । 

अभिधर्षणम्‌ [ अभि+घृष्‌+ल्युट्‌ ] 1. भूत प्रेतादि से 
आविष्ट होना 2. अत्याचार । 


अभिधा [अभिन-घा+-अडङ+-टाप्‌] 1. नाम, संज्ञा (प्राय 
समास में)--कुसुम वसन्ताद्यभिघः--सा० द० २ 
2. शब्द, ध्वनि 3. शाब्दिक शक्ति या शब्दार्थ, संके- 
तन, शब्द की तीन शक्तियों में से एक,--वाच्यार्थो5 
भिधया बोध्यः-सा० द० २ (अभिघा--शब्द के 
संकेतित अर्थ को बतलाती हैँ) स मुख्योथंस्तत्र मुरूयो 
यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते -काव्य० २ । सम० 
--ध्बंसिन्‌ (वि०) अपने नाम को नष्ट करने वाला 
“मूल (वि०) शब्द के संकेतित या मुख्यार्थं पर 
आधारित । 


७१ ) 


अभिघानम्‌ [अभि+-घा--ल्युट्‌| 1. कहना, बोलना, नाम 
रखना, संकेत करना,--एतावतामर्थानामिदमभिधानम्‌ 
निरु० 2. प्रकथन, वचन दे० पा० २।३।२ सिद्धा० 3. 
नाम, संज्ञा, पद,--अभिधानं तु पश्चात्तस्याहम- 
श्रोषम्‌--का० ३२, तवाभिघानात्‌ व्यथते नताननः 
कि० १। ऋणाभिधानात्‌ २४, (समस्तपद के अन्त 
में) पुकारा गया, नाम लिया गया--ऋणाभिषानात्‌ 
बंघनात्‌--रघु० ३।२०, 4. भाषण, व्याख्यान 5. कोश, 
शब्दावली, लुगत (अंतिम दो अर्थो में पुं० में भी) 
1. सम०--कोश:,--माला शब्दकोश 1 

अभिधायक (स्त्रो० - यिका, - यिनी) } (वि०)[अभि+-घा 

अभिधायिन्‌ } +ण्वुल, णिनि वा] 
1. नाम रखने वाला, वाचक, --कर्षः कुल्याभिधायिनी 
--अमर०,--संकेत करता है, अर्थ बतलाता है, भाव 
रखता हुँ, 2. कहने वाला, बोलने वाला, वतलाने- 
वाला,--लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे--अमरु० २३, 
वाच्याभिधायी पुरुषः पृष्ठमांसाद उच्यते--त्रिका० । 


अभिधावनम्‌ [अघि+-घाव्‌+-ल्युट्‌] आक्रमण, पीछा करना । 

अभिषेय (सं० कृ०) [अभि--धा--यत्‌] 1. नाम दिये 
जाने योग्य, कथनीय, वाच्य 2. नाम के योग्य (तर्क० 
में) अभिधेया: पदार्था:,--यम्‌ 1. सार्थकता, अर्थ, 
भाव, तात्पर्य --कि० १४।५, 2. भावाशय 3. विषय, 
इहाभिधेयं सप्रयोजनम्‌--काव्य० १, इति प्रयो- 
जनाभिधेयसंबरंधाः--मुग्व ० 4. मुख्यार्थं (=अभिघा) 
~ अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिरलक्षणोच्यते-- काव्य» २। 

अभिध्या [अभि--ध्ये--अड--टाप्‌] 1. दूसरे की संपत्ति 
के लिए ललचाना, 2. प्रबल कामना, चाह, सामान्य 
इच्छा,--अभिध्योपदेशात्‌--ब्रह्म० 3. ग्रहण करने की 
इच्छा । 

अभिध्यानम्‌ [अभि--ध्यै+-ल्युट्‌] 1. चाहना, प्रबल इच्छा 
करना, ललचाना, कामना करना 2. मनन करना, 
प्रचितन । 

अभिनन्द: [ अभि+-नन्द्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रहर्ष, प्रफुल्लता, 
प्रसन्नता 2. प्रशंसा, सराहना, अभिनन्दन, बघाईँ देना 
3. कामना, इच्छा, 4. प्रोत्साहन, कार्य में प्रेरणा । 

अभिनन्दनम्‌ [अभि+-नन्द्‌+-ल्युट्‌] 1. प्रहर्षण, अभिवादन, 
स्वागत करना, 2. प्रशंसा करना, अनुमोदन करना 
3. कामना, इच्छा । 

अभिनन्दनीय } (सं० कृ०) [अभि+-नन्द्‌ञ-अनीय, ण्यत्‌ 

अभिनन्द्य } वा] प्रहृष्ट होना, प्रशंसित होना, सराहा 
जाना,-काममेतदभिनन्दनीयम्‌ -श० ५, रघु० ५।३१। 

अभिनस्र (वि०)|[प्रा० स०] झुका हुआ, विनीत,--स्तना- 
भिरामस्तबकाभिनञ्जाम्‌ रघु० १३।३२। 

अभिनयः [अभि+-नी--अच्‌] 1 नाटक खेलना, अंग 
विक्षेप, नाटकीय प्रदर्शन (किसी मनोभाव या आवेश कों 


दृष्टि, संकेत या मुद्रादि से प्रकट करने वाला ) --नृत्या- 
भिनयक्रियाच्युतम्‌--कु० ५।७९, अभिनयान्‌ परिचेतु- 
मिवोद्यता--रघु० ९।३३, नतेकीरभिनयातिलंड्विनी:, 
१९।१४ 2. नाटकीय प्रदर्शनी, स्वांग, मंच पर प्रदर्शन 
करना,--ललिताभिनयं तमद भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः 
सलोकपाल:--विक्रम० २1१८, सा० द० अभिनय का 
निरूपण इस प्रकार करता है:--भवेदभिनयो$वस्थानु- 
कारः स चतुविधः,आङ्गिको वाचिकश्चेवमाहायंः सात्वि- 
कस्तथा। १७४ । अभिनय--किसी दशा का अनुकरण 
करना है, यह चार प्रकार का है-- (१) आंगिक-- 
शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त होने वाला (२) 
वाचिक--शब्दों द्वारा प्रकट होने वाला (३) आहार्य- 
वेशभूषा, अलंकार, सजावट आदि से व्यक्त होने 
वाला (४) सात्विक-स्वेद, रोमांच आदि के द्वारा 
आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने वाला । 

अभिनव (वि०) [प्रा० स०] 1. बिल्कुल नया या ताजा 
(सर्वथा) पदपङक्तिईश्यतेऽभिनवा--श० ३।८, ५।१, 
“वा वधू: का० २, नवोढ़ा 2. बहुत छोटा, अनुभवहीन । 
सम०---यौवन वयस्क, नौ जवान, बहुत छोटा । 

अक्िनहनम्‌ [अभि--नह ल्युट्‌] आँख पर बाँधने की 
पट्टी, अंधा । 

अभिनियुक्त (वि०) [अभि-निर+युज्‌--क्त] काम में 
लगा हुआ, व्यस्त । 

अभिनिर्मुक्त (वि०)[अभि--निर्‌-+मुच्‌--क्त] 1 सूर्यास्त 
होने के कारण छुटा हुआ कार्य या छोड़ा हुआ कार्य 2 
सूर्यास्त के समय सोया हुआ । 

अभितिर्याणम्‌ |अभि+-निर्‌ञ-या¬-ल्युट्‌] । 1. प्रयाण 2. 
आक्रमण, किसी शत्रु के सामने अभिप्रस्थान । 

अभिनिविष्ट [भू ० क० कृ०] [अभि+-नि+-विश्‌+-क्त] 1. 
तुला हुआ, लीन, जुटा हुआ 2. दृढ़ता पूर्वक जमा हुआ 
सावधान, लगा हुआ 3. सम्पन्न, अधिकार युक्‍त,--गुरु- 
भिरमिनित्रिष्टं (गर्भ) लोकपालानुभावैः--रघु० 
२।७५, 4. दुढ़निश्चयो, कृतसंकल्प 5. (कदर्थं०) 
हठी, दुराग्रही । 

अभिनिविष्टता [अभिनिविष्ट+-तल्‌+-टाप्‌] दृढसंकल्पता, 
दृढनिश्चय, निदाक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता-- 
सा० द०--अर्थात्‌ निदा, बदनामी या अपमान की 
परवाह न करते हुए अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से आगे 
बढ़ते जाना । 

अभिनिवृत्तिः (स्त्रीश) [अभि--नि-+वृत्‌-+ क्तिन्‌] निष्प- 
न्ता, पूति । 

अभिनिवेशः [अभि+-नि+-विश्‌+-घञ्ञ्‌ ]1 लगन, आसक्ति 
एकनिष्ठता, दृढ विनियोग (अधि० के साथ या समास 
मे), कतमस्मिंस्ते भात्राभिनिवेशः--विक्रम० ३, अहो 
निरर्थकव्यापारेष्वभिनिवेशः का० १२०, बलीया- 


न्खलुमेऽभिनिवेशः--श०३, असत्यभूते वस्तुन्यभिनिवेशः 
+मिता० २. 2. उत्कट अभिलाष, दृढ प्रत्याशा 3. 
दृढ़संकल्प, दृढ़ निरचय, धैयं,---जनकात्मजायां नितां- 
तरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌--रघु० १४४३, अनुरूप? 
शतोषिणा कु० ५।७, 4. (योगदर्शन में) एक प्रकार का 
अज्ञान जो मृत्यु के भय का कारण हो, सांसारिक 
विषय-वासनाओं तथा शारीरिक आमोदप्रमोद में व्यस्त 
रहना साथ ही यह भय भी लगा रहे कि मृत्यु के द्वारा 
इन सब से वियोग हो जाना है । 

अभिनिवेशिन्‌ (वि०) [अभिञ-निञ-विशू+ णिनि] 1. 
आसक्त, संसक्त 2. जमा रहने वाला, अनन्यचित्त, 3. 
दृढ़ निश्चयी, कृतसकल्प । 

अभिनिष्क्रमणम्‌ [अभि+-निस्‌+-क्रम्‌ञ-ल्युट्‌ं] बाहर निक- 
लना । 

अभिनिष्टानः [अभि+-नि+-स्तन्‌+-घञ्ग्‌--सस्य षत्वम्‌] 
वर्णमाला का अक्षर । 

अभिनिष्पतनम्‌ [अभि+-निस्‌+पत्‌+-ल्युट्‌] टूट पड़ना, 
निकल पड़ना । 

अभिनिष्पत्तिः (स्त्रीश) [ अभिन-निस्‌+-पद्‌+-क्तिन्‌ ] 
पूर्ति, समाप्ति, निष्पन्नता, पूर्णता 1 

अभिनिह्ववः [अभि +नि+-हनु+-अप्‌] मुकरना, छिपाना । 


अभिनीत (भू० क० कृ०) [अभि--नी-+-क्त] 1. निकट 
लाया गया, पहुंचाया गया 2. किया गया, नाटक के 
रूप में खेला गया 3. सुसज्जित, अलंकृत, अत्यन्त श्रेष्ठ 
4. उपयुक्त, उचित, योग्य,--अभिनीततरं वाक्यमित्यु- 
वाच युधिष्ठिरः--महा० 5. सहनशील, दयालु, सम- 
चित्त 6. क्रुद्ध 7. कृपालु, मित्र सदृश । 

अभिनोतिः (स्त्री) [ अभि+-नी+- क्तिन्‌ ] 1. इंगित, 
भावपूर्ण अंग विक्षेप, 2. कृपालुता, मित्रता, सहिष्णुता, 
-—सान्बपूर्वमभिनीतिहितुकम्‌ कि० १३।३६। 

अभिनेतृ (पुं०) नाटक का पात्र,--त्री नाटक की पात्री । 

अभिनेतव्य } (सं० क०) [अभि+-नी¬-यत्‌, तव्यत्‌ वा] 

अभिनेय } नाटक के रूप में खेले जाने योग्य,--दृश्यं 
तत्राभिनेयं तद्रोपारोपात्तु रूपकम्‌--सा०द० २७३, तस्य 
(प्रबन्धस्य) एकदेशः अभिनेयार्थः कृतः--उत्तर० ४, 
इसका एक अंश रंग मंच के उपयुक्त बना दिया गथा । 

अभिन्न (वि०) [न० त०] 1. न टूटा हुआ, अनकटा 2. 
अविकृत 3. अपरिर्वातत, 4. जो अलग न हो, वही, 
एकरूप (अपा० के साथ), --जगन्मिथोभिन्नमभिन्नमी- 
३वरात्‌--प्रबोध० । 

अमिषतनन्‌ [ अभि+-पत्‌+-ल्युट्‌ | 1. उपागमन 2. टूट 
पड़ना, आक्रमण करना, चढ़ाई करना 3. कूच करना, 
रवानगी । 

अभिपत्तिः (स्त्री) [अभि+-पद्‌-क्तिन्‌] 1. उपागमन, 
निकट जाना 2. पूर्ति । 


(७२३ 


अभिषन्न (भू० क० कृ०) [अभि--पद्‌--क्त] 1. समीप 
गया हुआ या आया हुआ, उपागत, की ओर दोड़ा 
हुआ या गया हुआ 2. भागा हुआ, भगोड़ा शरणार्थी, 
3. पराभूत, पराजित, पीडित, गिरफ्तार किया हुआ, 
पकड़ा हुआ,--कालाभिपन्ना: सीदन्ति सिकतासेतवो 
यथा--रामा ०, दोष”, कश्मलः, व्याघ्र" आदि 4. 
भाग्यहीन, संकटग्रस्त, 5. स्वीकृत 6. दोषी । 

अभिषरिप्लुत (वि०) [ अभिञ-परि+-प्लुञ-क्त ] डूबा 
हुआ, भरा हुआ, बाढ्ग्रस्त, उखडा हुआ,--शोक, 
ऋघ आदि से । 

अभिपूरणम्‌ [अभि--पु--ल्युट्‌] भरना, काबू में लाना । 

अभिपूर्वम्‌ (अव्य०) [अव्य० स०] क्रमश: । 

अभिप्रणयनम्‌ [अभि--प्र--तो--ल्युट्‌] वेदमंत्रों के द्वारा 
संस्कार करना । 

अभिप्रणयः [ अभि--प्र+नीञ-अच्‌ ] प्रेम, कृपादृष्टि, 
अन्रंजन ¦ 

अभिप्रणौत (भू०क ०क ० ) [अभि--प्र--नी--क्त]1. संस्कार 
किया हुआ,--जज्वाल लोकस्थितय स राजा यथाध्वरे 
वह्निरभिप्रणीत:--भट्टि० १।४, 2. ळायाहुआ । 

अभिप्रथनम्‌ [अभि+प्रथ्‌ +ल्युट्‌] फँळाना,विस्तार करना, 
ऊपर से डालना । 

अभिप्रदक्षिणम्‌ (अव्य०] [अव्य० स०] दाहिनी ओर । 

अभिप्रवतंनम्‌ [अभि + प्र+ वृत्‌ +-ल्युट्‌] 1. आगे बढ़ना 2. 
प्रगमन, आचरण 3. बहना, बाहर आना जैसे पसीने 
का निकलना । 

अभिप्राप्तिः = दे० प्राप्तिः । 

अभिप्रायः [अभि¬-प्र+इ¬-अच्‌] 1. लक्ष्य, | 
उद्देश्य, आशय, कामना, इच्छा,-अभिप्राया न सिध्यन्ति 
तेनेदं वर्तते जगत्‌--पंच० १1१५८, साभिप्रायाणि 
बचांसि--पंच २, गम्भीर शब्द, भावः कवेरभिप्रायः 2. 
अर्थ, भाव, तात्पर्य, या शब्द अथवा किसी परिच्छेद 
का उपलक्षितभाव, तेषामयमभिप्रायः--इस प्रकार का 
उनका आशय हूँ, तात्पर्यं (परिच्छेद का) 3. सम्मति, 
विश्वास, 4. संबंध, उल्लेख । 

अभिप्रेत (भूऽ क० कृ०) [अभि¬-प्र+-इ¬-क्त] 1. अर्थ- 
पूर्ण, उद्दिष्ट, साशय, आकल्पित,-अत्रायमर्थोऽभिप्रेतः; 
निवेदयाभिप्रेतम्‌ --पंच० १, 2. इष्ट, अभिलषित, 
---यथाभिप्रेतमनुष्ठीयताम्‌--हि० १ 3. सम्मत, स्वीकृत 
4. प्रिय, रुचिकर । 

अभिभ्रोक्षणम्‌ [ अभि¬-प्र+-उक्ष्‌+-ल्युट्‌ | छिड़्कना, 
छिड़काव ¦ 

अभिप्लवः [अभि¬-प्लु+-अप्‌] 1. कष्ट, बाघा 2. बाढ, 
उतरा कर बहना । 

- अभिष्लुत (भू० क० कृ०) [अभि--प्लु--क्त] पराभूत, 
व्याकुल (शा० तथा आलं०) । 


१० 


) 


अभिबुद्धिः (स्त्री०) [प्रा० स०] बुद्धीर्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय 
(विप० कमेंद्रिय), आंख, जिह्वा,कान, नाक और त्वचा। 

अभिभवः [ अभि+-भू+-अप्‌ ] 1. हार, पराभव, दमन; 
- स्पर्शानुकूला इव सूर्येकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति 
---श०२॥७, (जब दूसरी शक्ति के द्वारा आक्रान्त,अवरुद्ध 
या पराभूत हो) अभिभवः कुत एवं सपत्नज:---रघु ० 
९४, 2. पराभूत होना,-जराभिभवविच्छायं-- 
का० ३४६, आक्रान्त या प्रभावित होना, (ज्वरादिक 
से) मूछित होना 3. तिरस्कार, अपमान,--निरभि- 
भवसाराः परकथाः--भतुँ० २।६४, 4. निरादर, 
मानभंय,-अलम्यशोकाभिभवेयमाकृतिः-कु० ५४९, 
5. प्रबलता, उद्भब, विस्तार,_अघर्माभिभवात्कृष्ण 
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:--भग० १।४१, कि० २1३७ । 

अभिभवनम्‌ [अभि--भू--ल्यट्‌] हावी होना, पराजित 
करना, जीतना, पराभूत होना । 

अभिभावनम्‌ [अभि-+-भू+णिच्‌+ल्युटू) विजयी कराना, 
पराजित करने वाला बनाना । 

अभिभाविन्‌-भाव (वु) क (वि०) [अभि+भून-णिनि, 
उकञ वा] 1. पराजित करने वाला, हराने वाला, 
जीतने वाला 2. दूसरों से आगे बढ़ने वाला, परमो- 
कृष्ट, श्रेष्ठ होने वाळा,-सवेतेजोऽभिभाविना--रघु० 
११४, कि० ११।६। 

अभिभाषणम्‌ [अभि--भाष्‌ +ल्युट्‌] सम्बोधित करते हुए 
बोलना, भाषण देना । 

अभिभूतिः (स्त्रीश) [अभि--भूञ-क्तिन्‌] 1. प्रधानता, 
प्रभुत्व 2. जीतना, हराना, पराभव,--अभिभूतिभयाद- 
सूनतः सुखमुज्झन्ति न घाम मानिनः-कि० २।२०, 3. 
अनादर, अपमान । 

अभिमत (भू० क० कृ०) (अभिञ-मन्‌ञ-क्त]. इष्ट, 
अभीष्ट, प्रिय, प्यारा, रुचिकर, वाञ्छनीय--नास्ति 
जीवितादन्यदभिमततरमिह जयति सवंजन्तूनां-३५, 
५८, अभिमतफलशंसी चारु पुस्फोर बाहु:--भट्टि० 
१।२७, 2. सम्मत, स्वीकृत, माना हुआ,-न किल 
भवतां स्थानं देव्या गृहेऽमिमतं तत:--उत्तर० ३।३२, 
प्रसिद्धमाहातम्याभिमतानामपि कपिलकणभुक्प्रभृतीनां 
--शारी०, सम्मानित, आदूत,--तम्‌ कामना, इच्छा, 
-तः प्रियव्यक्ति, प्रेमी । 

अभिमनस्‌ (वि०) [प्रा० स०] 1. तुला हुआ, इच्छुक, 
आतुर, उत्कंठित,-भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषः कर्तु- 
मुपेत्य माननाम्‌-शि० १६।२, (यहाँ ज भी “निश्शंक ' 
अथे को प्रकट करता हूँ) । 

अभिमन्त्रणम्‌[अभि--मन्त्र्‌ +-ल्युट्‌]1 विशेष मंत्रों को पढ़कर 
संस्कारयुक्त करना, या पवित्र करना-याज्ञ० 
१।२३७, 2. सुहावना, मनोहर 3. संबोधित करना, 
आमंत्रित करना, परामर्श देता । 


( 


अभिमरः [अभि +-मृञ-अच्‌] 1. हत्या, नाश, वघ करना 2. 
युद्ध, संघर्ष 3. अपने ही पक्ष द्वारा विश्वासघात, अपने ही 
पक्ष वालों से भय 4. बंधन, केद, बेड़ी या हथकड़ी । 

अभिमदेः [अभि+-मृद्‌ञ-धञ्ञ] 1. मलना, रगड़, 2. कुच- 
लना, लूटखसोट, (शत्रु द्वारा) देश का उच्छेद, उजा- 
डना 3. युद्ध, संग्राम 4. मदिरा, शराब । 

अभिमर्देन (वि०) [अभि+-मूद्‌+-त्युट्‌] कुचलने वाला, 
दमन करने वाला,--नम्‌ कुचलना, दमन करना । 

अभिमर्श:-ईनम्‌ } [अभिऊ-मृश्‌ (प्‌) --धञ, ल्युट्‌ वा] 

अभिम्षः-षणम्‌ } 1. स्पर्श, संपर्क 2. अम्याघात, हिसा, 
बलात्कार, संभोग, कृताभिमर्शामनुमन्यमानः--श० 
५।२०, इन्द्रियासक्ति के कारण किया गया आलिंगन 
अथवा सतीत्व भ्रष्ट करना या बलात्कार,-पराभिमर्शो 
न तवास्ति कु० ५४३ (मल्लि० = परधर्षणम्‌) मनु० 
८1३५२, याज्ञ० २।२८४ ! 

अभिमर्शक-षंक } (वि०) [अभिमृश्‌ (ष्‌) --ण्वुल्‌, णिनि 

अभिर्माशन्‌-षिन्‌ } वा] 1. स्पर्श करने वाला, संपक में आने 
वाला, 2. बलात्कार करने वाला,--त्वत्कलत्राभिमर्षी 
वैरास्पदं धनमित्रः--दश० ६३। 

अभिमादः [अभि--मद--घज्ण_] नशा, मादकता । 

अभिमानः [अभि+-मन्‌ञ-धञ्ग्‌ ] 1. गौरव, स्वाभिमान, 
सम्माननीय या योग्य भावना,--सदाभिमानैकघनाः 
हि मानिन:--शि० १।६७, 2. अहंकार, घमंड, दपं, 

हंमन्यता, “बत्‌ घमंडी, गर्वीला 3. सभी पदार्थो को 
आत्मा से संकेतित करना, अहंकार की क्रिया, व्यक्तित्व, 
4. कल्पना, अवधारणा, अटकल, विश्वास, सम्मति 
5. स्नेह, प्रेम 6. इच्छा, कामना 7. चोट पहुँचाना, 
हत्या करना, चोट पहुँचाने का प्रयत्न करना । सम० 
-आलिन्‌ (वि०) घमंडी--शून्थ(वि०) गवे या घमंड 
से रहित, विनीत । 

अभिमानिन्‌ (वि०) [अभिञ-मन्‌+णिनि] 1. आत्माभि- 
मानी 2. अहंमन्य, घमंडी, गर्वीला, दम्भी 3. सभी 
पदार्थो को आत्मा से संकेतित मानने वाला । 

अभिमुख (वि०)[स्त्री०--खी | 1. जो किसी की ओर मुख 
किये हुए हो, की ओर, किसी की ओर मुड़ा हुआ, सामने, 
-अभिमुखे मयि संहृतमौक्षितम्‌ श० २।११, 2. पास 
आने वाला, समीप जाने वाला, निकट पहुँचने वाला, 
--विक्रम० २1९ 3. विचार करते हुए, प्रवृत्त, उद्यत 

(कुछ करने के लिए)-अस्ताभिमुखे सूर्य--मुद्रा० 
२।१९, प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः कु० 
१1१६, ५।६०, उत्तर० ७४, मा० १०।१३, 4. 
अनुकूल, अनुकूलतापूर्बक सम्पन्न 5. मुंह ऊपर को 
उठाय हुए,--खं-खे (अव्य०) की ओर, दिशा में 
सामना करते हुए, के सामने, की उपस्थिति में, के 
निकट (कर्म० या संब० के साथ अथवा समास में) 


) 


-आसीताभिमुखं गुरोः-मनु० २।१९३, तिष्ठन्मुने रे- 
भिमुखं स विकीर्णघाम्त:--कि० २1५९, नेपथ्याभि- 
मुखमवछोक्य,--श० १, कर्ण ददात्यभिमुखं मयि भाष- 
माणे--श० १।३१। 

अभियाचनम्‌-याच्ञ्या[ अभि +-याच्‌+ युच्‌, नङ वा, स्त्रियां 
टापू च्‌] माँगना, प्रार्थना, अनुरोध, नम्र निवेदन । 

अभियातिः, यातिन्‌ (पुं०--ती) शत्रुता की भावना के 
साथ पहुँचने वाला- शत्रु, दुश्मन, रघु० १२।४३ । 

अभियात्‌- यायिन्‌ (वि०) [अभि-या¬-तृच्‌, णिनि वा] 
निकट जानेवाला, आक्रमण करने वाला । 

अभियानम्‌ [अभि+-या--ल्युट्‌] 1. उपागमन 2. चढ़ाई 
करना, धावा बोलना,आक्रमण करना,--रणाभियानेन 
"दश १०, युद्ध के लिए प्रस्थान । 

अभियुक्त (भू० क० कृ०) (वि०) [अभि+-युज्‌--क्त] 
1. (क) व्यस्त, लगा हुआ, लीन, जुटा हुआ(ख) परि- 
श्रमी, घैयंवान्‌, दृढ़संकल्प वाला, तुला हुआ, दत्तचित्त, 
सावधान, - इदं विश्व पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा 
—उत्तर० ३।३०, 2. सुविज्ञ, दक्ष,--शास्त्रार्थेष्वभि- 
युक्तानां पुरुषाणां-कुमारिल 3. (अतः) विद्वान्‌, 
सुप्रतिष्ठित, सुयोग्य न्यायाधीश, पण्डित (पुं०--इसी 
अर्थ में)- न हि शक्यते दैवमन्य्रथाकर्तुमभियुक्तेनापि 
नाक» ६२, 4. आक्रान्त, जिस पर हमला कर दिया 
गया हो,--अभियुक्तं त्वयैनं ते गन्तारस्त्वामतः परे-- 
शि० २।१०१, मुद्रा० ३।२५, 5. जिस पर अभियोग 
लगाया गया हो, जिस पर दोषों का आरोपण किया 
गया हो, अम्यारोपित,मृच्छ० ९।९, अभियोजित, 
प्रतिवादी,--अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपल्लवम्‌- 
नारद० 6. नियुक्त । 

अभियोक्सृ (वि०) [अभि+-युज्‌¬-तुच्‌] आक्रमण करन 
वाला, हमला करने वाला, दोषारोपण करने वाला, 
(पुं०-क्ता) 1. शत्रु, आक्रमणकारी, आक्रान्ता 
2. (विधि में) आरोपक, वादी, मुहई, अभियोजक, 
मनु० ८५२, ५८, याज्ञ ० २।९५, 3. मिथ्याभियोगी । 

अभियोगः [अभि+-युज्‌+-घञ्ञ्‌] 1. लगाव, लगन, मेल- 
जोल,-गुरुचर्या-तपस्तन्त्रमन्त्रयोगाभियोगजाम्‌-मा०९। 
५१, चोर० ११, 2. घना लगाव, घीरज, प्रबल, 
प्रयास, संतः स्वयं परहितेषु क्ृताभियोगा:--भर्तु ० 
२।७३, 2. (क) किसी चीज को सीखने की लगन, 
-कॅस्यां कलायाभियोगो भवत्यो:-मालवि० ५,(ख) 
सीखना, विद्वत्ता,-अभियोगरच शब्दादेरशिष्टानाम्‌ 
अभियोगश्चेतरेषाम्‌--शबरस्वामी 4. आक्रमण हमला, 
चढ़ाई (किसी देश या नगर पर),-क्षुभितं 
वनगोचराभियोगात्‌-कि० १३।१०, २।४६, 5. 
(विधि में) आरोप, दोषारोपण, धूर्वपक्ष--अभियोग- 
मनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌--याज्ञ० २1५ । 


( ५७५ ) 


अभियोगिन्‌ (वि०) [अभि--युज्‌ णिनि] मनोयोग पूर्वक 
लगा हुआ, तुळा हुआ, 2. आक्रमणकारी, हमलावर 
3. दोषारोपण करने वाला (पुं०) वादी, मुद्दई । 

अभिरक्षणम्‌ ) [अभि¬-रक्ष्‌ञल्युट्‌, अङ वा] सब ओर 

अभिरक्षा | से बचाव, पूरा २ बचाव,--प्रशान्तबाघं 
दिशतोऽभिरक्षया कि० १११८ । 

अभिरतिः (स्त्री) [अभिने-रम्‌तक्तिन्‌] आनन्द, हर्ष, 
संतोष, आसक्ति, लगन,--त मृगयाभिरतिने दुरोदरम्‌ 
(तमपाहरत्‌) रघु० ९७, कि० ६।४४। 

अभिराम (वि०) [अभि० +रम्‌+घञ_] 1. आनन्दकर, 
हर्षपूर्ण, मधुर, रुचिकर--मनोभिरामा: (केकाः) रधु० 
१।३०, २।७२, 2. सुन्दर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, 
--स्थादस्थानोपगतयमुनासद्भमेवाभिरामा--मेघ ० ५ ३, 
राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदित:--रघु० 
१०।६७,--मम्‌ (अव्य०) सुन्दर रीति से ग्रीवाः 
भंङ्गाभिरामं--श० १।७ ! 

अभिरुचिः (स्त्री) [अभिञ-रुच्‌ञ-इन्‌] 1. इच्छा, शौक, 
पसंदगी, रस, हर्ष, भानन्द,---यशसि चाभिरुचि:-- 
भर्तु० २।६३, परस्पराभिरुचिनिष्पन्नो विवाह:--का ० 
२६७, 2. यश की इच्छा, महत्त्वाकांक्षा । 

अभिरुचितः [अभि-+-रुच्‌-+-क्त] प्रेमी,- शि० १०६८। 

अभिरतस्‌ [अभि--रु--क्त] ध्वनि, चिल्लाहट, कोलाहल 

अभिरूप (वि०) [अभि-|-रूपू--अच्‌] 1. अनुरूप, समनु- 
रूप, उपयुक्त--अभिरूपमस्या वयसो वल्कलमू--श० 
१. पाठ०,2. सुखद, हर्षपूर्ण,-उत्कृष्टायाभिरुपाय वराय 
सदृशाय च (कन्यां दद्यात्‌) मनु० ९८८, 3. प्रिय, 
प्यारा, इष्ट, कृपापात्र 4. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, समझदार, 
--अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ --श० १/६प: 1 
चन्द्रमा, 2 शिव 3 विष्णु 4 कामदेव । सम०--पतिः 
“कि के अनुकुल सुन्दर पति प्राप्त करना, नाम का 
एक संस्कार जो परलोक में अच्छा पति पाने की इच्छा 
से किया जाता है--मूच्छ० १। 

अभिलडघनम्‌ [अभि+-लंघ्‌+-ल्युट्‌] कूद कर पार करना, 
छलांग लगाना । 

अभिलषणम्‌ [अभि-+-लष्‌+-ल्युट्‌] इच्छा करना, चाहना । 

अभिलषित (भू० क० कृ०) [अभि--लषू--क्त] इच्छित 
चाहा हुआ, उत्कंठित,--तम्‌ इच्छा, कामना, संकल्प । 

अभिलापः [अभिन-लप्‌+-घञा | 1. कथन, शब्द, भाषण 
2. घोषणा, वर्णन, विशेष विवरण, 3. किसी धार्मिक 
कतव्य या किसी उद्देश्य की प्रतिज्ञा की उद्घोषणा । 

अभिलावः [अभि--लू--घञ[] काटता, कटाई, लवन । 

अभिलाषः [कई बार सः] [अभि--लष्‌+घव्म | इच्छा, 
कामना, उत्कंठा, अनुराग, प्रियतम से मिलने की 
उत्कंठा, प्रेम (प्रायः अघि० के साथ) --अतोऽभिलाषे 
प्रथमं तथाविधे मनो बबंध-रघु ० ३।४, न खलु सत्यमेव 


शकुन्तलायां ममाभिलाष:--श० २, पंच० ५।६७। 
अभिलाषक,--लाषि (सि)न्‌ } (वि०) [अभिन-छष्‌ न 
लाषुक } ण्वुलू, णिनि, उकडा वा] 

कामना या इच्छा करने वाला, (कर्म० अघि० के 

साथ या समास में) चाहने वाला, लालायित, लालची, 

---यदार्यमस्याभिलाषि मे मनः--श० १।२२, जयमत्र 

भवान्‌ नूनमरातिष्वभिलाषुकः--कि० ११।१८, शि० 

१५५९ । 
अभिलिखित (वि०) [अभिञलिख्‌ञ-क्त] लिखा हुआ, 

खुदा हुआ--तम्‌, अभिलेखनम्‌, 1. लिखना, खीदना 

2. लेख । 
अभिलीन (वि०) [अभि-- ली--क्त] 1. चिपटा हुआ, 

सटा हुआ, आसक्त,--रघु० ३।८ 2. आलिंगन किये 
हुए, ढकते हुए--मेघ० ३६। 
अभिलुलित (वि०)[अभि--लुड्न क्त डस्य लः] 1. क्षुब्ध, 
बाधायुक्त 2. क्रीडा युक्त, अस्थिर । 
अभिलूता (प्रा० स०) एक प्रकार की लकड़ी । 
अभिवदनम्‌[अभि+-वद्‌ त्युट्‌] 1. संबोधन 2. नमस्क्रिया । 
अभिवन्दनम्‌ [अभि--बन्द्‌+-त्युट्‌] सादर नमस्कार, पाद” 
श्रद्धा और भक्ति के साथ दूसरों के चरण स्पर्श करना, 
नीचे दे० 'अभिवादन'। 

अभिवषंणम्‌ [अभि वुष्‌- ल्युट्‌] बारिस होना, बरसना, 
पानी पड़ना । 

अभिवादः--वादनम्‌ [अभि--वद्‌-+-घञा, ल्युट्‌ वा] सस- 
म्मान नमस्कार, छोटों के द्वारा बड़ों को प्रणाम, शिष्य 
के द्वारा गुरु को प्रणाम इसमें तीन बातें निहित हे-- 

(१) प्रत्युत्यात--अपने स्थान से उठना (२) पादोप- 

संग्रह:---पर पकड़ना या छूना (३) अभिवाद 

“प्रणाम' शब्द मुंह से कहना--जिसमें अभिवाद्य ब्यक्ति 

की उपाधि तथा अभिवादक का नाम--व््यं है । 
अभिवादक (वि०) [स्त्री--दिका] 1. नमस्कार करने 

बाला, 2. नम्र, सम्मान पूर्ण, विनीत ! 
अभिविधि [अभि+-विञ-घाञ-कि] 1. पूरा सम्मिलन या 
संबोध, 'आ' का एक अर्थ--आडङ मर्यादाभिविध्योः 

--पा० २।१।१३ आरंभिक सीमा (अन्तिम सीमा 

का विरोधी), इसका अनुवाद 'से' “के साथ' 'मिलाते 

हुए' शब्दों से किया जाता है उदा०--आबालम्‌ == 
आबालेभ्यः हरिभक्तिः, 2. पूर्णं प्रसार । 

अभिविश्रुत (वि०) [अभिन-विञ-श्रुञ॑ क्त] सुविख्यात, 
सुप्रसिद्ध । 

अभिवृद्धि; (स्त्री०) [अभि--वृध्‌ +-क्तिन्‌] बढ़ना, विकास, 
योग, सफलता, सम्पन्नता । 

अभिव्यक्तः (भू० क० कृ०) [अभि०--वि--अंजू--क्त] 

1. प्रकट किया हुआ,प्रकाशित, उद्घोषित 2. विविक्त, 

स्पष्ट, साफ । 


( ७६ ) 


अभिव्यक्ति: (स्त्री ०) [अभि+-वि¬-अंज्‌ +-क्तिन्‌] (कारण 
का कार्य रूप में) प्रकट होना, वैशिष्ट्य, दिखावा, 
प्रदर्शन,-सर्वांगसौष्ठवाभिव्यक्तये--मालवि० १, 
दृतीसंप्रेषणेर्नार्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते--सा० द० ६। 

अभिव्यञ्जनम्‌ [अभि--विञ-अञ्ज्‌--ल्युट्‌ | प्रकट करना, 
प्रकाशन करना, । 

असिन्यापक,--व्यायिन्‌ (वि०) [अभिञ-वि०+-आप्‌ञ- 
ण्वुल्‌, णिनि वा] सम्मिलित करने वाला, समझने 
वाला, प्रसार करने वाला । 

अभिव्याप्ति: (स्त्री ०) [अभि +-विञ-आप्‌+ क्तिन्‌ | सम्मि- 
लित करना, संबोध, सर्वत्र फैलाव । 

अभिव्याहरणम्‌,--व्याहारः [ अभि--वि--आ-:-हून- 
ल्युट्‌, घञ वा] 1. बोलना, उच्चारण करना, कसना 
2. प्रांजल तथा सार्थक शब्द, संज्ञा, नाम । 

अिञ्ञंसक,-शंसिन्‌ (वि०) [अभि+-शंस्‌ +-म्बुलू, णिनि वा] 
दोषारोपक, कलंक लगाने बाला, अपमान करने वाला । 

अनिज्लंसनम्‌ [अभि+-शंस्‌~-ल्युट्‌] दोषारोपण, दोष लगाना 
(चाहे सत्य हो या मिथ्या) मिथ्या--याज्ञ० २८९, 
गाली, अपमान, निरादर,--पंचाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः 
क्षत्रियस्याभिशंसने--मनु० ८।२६८। 

अभिशङ्का [अभि+-शङक्‌+-अ~+-टाप्‌] संदेह, आशंका, 
भय, चिन्ता । 

अभिशपनम्‌,--शापः [अभि--शप्‌+-ल्युट्‌, घडा, वा] 1. 
शाप, किसी का बुरा मनाना 2. गंभीर आरोप, दोषा- 
रोपण-याज्ञ० २।९९, अभिशापः पातकाभियोगः-मि० 
3. लांछन, मिथ्या आरोप । सम०--ज्वरः शाप के 
उच्चारण से उत्पन्न होने वाला बुखार । 

अभिशब्दित (वि०) [ अभि+-शब्द्‌+-क्त ] उद्घोषित, 
प्रकाशित, कथित, नाम लिया हुआ । 

अभिशस्त (भू? क० कृ०)[अभि+-शंस्‌+-क्त]1. कलंकित, 
अभिशप्त, अपमानित--मनु० ८।११६, ३७३, याज्ञ 
१।१६१, 2. चोट पहुंचाया हुआ, क्षतिग्रस्त, आक्रान्त 
('अभिशस्‌' से बना समझा गया),-देवि ! केनाभिश- 
स्तासि केन वासि विमानिता--रामा० 3. अभिशप्त 
4. दुष्ट, पापी । 

अभिशस्तक (वि०)[अभिशस्त-+-कन्‌] मिथ्या दोषारोपित, 
बदनाम । 

अभिन्ञस्तिः (स्त्रीश) [अभि¬-शंस्‌+-क्तिन्‌] 1. अभि- 
शाप, 2. दुर्भाग्य, अनिष्ट, संकट 3. निदा, लांछन, 
बदनामी, अपमान 4. पूछना, मांगना । 

भनिज्ञापनम्‌ [अभि+-शप्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌] शाप देना, 
कोसना । 

अभिज्ञीत (वि०) [अभि +-श्ये+-क्त] शीतल, ठंडा जैसा 
कि वायु । 


| अभिशोचनम्‌ [अभि-+-शुच्‌-+-ल्युट] अत्यंत शोक या 

पीडा, कष्ट । 

अभिश्रवणम्‌ [अभि--श्रु--ल्युट्‌ |क्लाद्धके अवसर पर बैठे हुए 
ब्राह्मणों द्वारा वेदमत्रो का पाठ । 

अभिषङ्ग:-सङ्ग: [अभि+-षंज्‌+-घञा,} 1. पूरा संपर्क या 
मेल, आसक्ति, संयोग 2. हार, वैराग्य, पराजय,--- 
जाताभिषङ्गो नृपतिः-रघु० २।३०, 3. अचानक आया 
हुआ आघात, शोक, दुःख, संकट या दुर्भाग्य-ततोऽ 
भिष ङ्गातिलविप्रविद्धा-रघु० १४।५४, ७७, °जडं 
विजज्ञिवान्‌--रघु० ८।७५, 4. भूत प्रेतादिक से 
आविष्ट होना,-अभिधाताभिष ङ्गाभ्यामभिचाराभिशा- 
पतः माघ० 5. शपथ 6. आलिगने, संभोग 7. अभि- 
शाफ, कोसना, दुर्वचन कहना 8. मिथ्या दोषारोपण, 
बदनामी या लांछन 9. घृणा, अनादर । 

अभिषञ्जनम्‌ =तु० अभिषंगः । 

अभिषवः [अभि-+-षु-+-अप्‌] 1. सोमरस निचोड़ना, 2. 
शराब खींचना 3. धार्मिक कृत्यों या संस्कारों से पूर्व 
किया जाने वाला स्नान या, आचमन 4. स्नान या 
आचमन 5. यज्ञ,--वम्‌ कांजी । 

अभिषवणम्‌ [अभि +-षु-+-ल्यृट्‌] स्नान । 

अभिषिक्त (भू०क०्कृ०) [अभि +-सिच्‌+-क्त] 1. छिड़का 
हुआ, आद किया हुआ,--सद्धे पुनवेहुतराममृताभिषि- 
क्ताम्‌--चौर० २९, 2. जिसका अभिषेक हो चुका 
हो, प्रतिष्ठापित, पदारूढ़ । 

अभिषेकः [अभि+-सिच्‌+-घञञ] 1. छिड़कना, पानी के 
छींटे देना 2. राज्यतिलक करना, राजा या मूर्ति 
आदि का जलसिंचन द्वारा प्रतिष्ठापन, 3. (विशेषतः) 
राजाओं का सिंहासनारोहण, प्रतिष्ठापन, पदारोहण, 
राज्यतिलक संस्कार,-अथाभिषेक रघुवंशकेतो:--- 
रघु० १४।७, 4. प्रतिष्ठापन के अवसर पर काम 
आने वाला पवित्र जल, रघु० १७।१४, 5. स्नान, 
आचमन, पवित्र या धमंस्नान,--अभिषेकोत्तीर्णाय 
काइयपाय --श० ४, अत्राभिषेकाय तपोधनानाम्‌ 
रघु० १३।५१ 6. उस देवता पर जल छिड़कना जिसकी 
पूजा की जा रही है। सम०--अहः राजतिलक का 
दिवस, - झाला राज्याभिषेक का मंडप । 

अभिषेचनम्‌ [अभि--सिच्‌--ल्युट 1. जल छिड़कना 2. 
राजतिलक, राज्यप्रतिष्ठापन । 

अभिषेणनम्‌ [सेनया सह शत्रोः अभिमुखं यानम्‌ू--इति-- 
अभि--सेना+-णिच्‌~-ल्युट्‌] शत्रु पर चढ़ाई करने 
के लिए कूच करना, शत्रु का मुकाबला करना । 

अभिषेणयति (ना० धा०) (सेना के साथ) कूच करचे, 
आक्रमण करना, सेना द्वारा शत्रु का मुकाबला 
करना, कः सिघुराजमभिषेणयितुं समर्थः--वेणी० 
२।२५, शि० ६६४ । 


अभिष्टवः [अभि-+-स्तु+अप्‌] प्रशंसा, स्तुति । 

अभिष्यं (स्य) द: [अभि--स्यन्दु-घज_ | 1. खाव, बहाव, 
टपकना 2. आंख आना 3. अतिवृद्धि, अतिरेक, 
आधिक्य, अतिरिक्त भाग, -स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वे- 
योपनिवेश्चितम्‌ (ओषधिप्रस्थम्‌) कु० ६।३७, अति- 
रिक्त जनसंख्या को दूर करके, अर्थात्‌ उत्प्रवासन 
द्वारा-तु०--रघु० १५।२९। 

अभिष्वङ्गः [अभि+-स्वञ्ज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. संपर्क 2, अत्यधिक 
आसक्ति, प्रेम, स्नेह, --विद्यास्वभिष्वंगः--दश० १५५, 
अहो अभिष्वद्ध:--मा० १। 

मभिसंश्रयः [अभि म्‌ +श्रिञ-अच्‌] शरण, आश्रय । 

अभिसंस्तवः [अभि+-सम्‌ +-स्वुञ-अप्‌] महती प्रशंसा । 

अभिसंतापः [अभि--सम्‌+तप्‌्+॑ंघआ_] युद्ध, संग्राम, 
संघर्ष -जन्यं स्यादभिसन्तापः -हला० । 

अभिसन्देहुः [अभि--सम्‌ ञ-दिह्‌_+-घञ्ञ्‌] 1. विनिमय, 2. 
जनसेन्द्रिय । 

अभिसन्धः-धकः [अभिञ-सम्‌ +-धाञ-क, स्वार्थे कन्‌ च] 
2, धोखा देने वाला, वंचक, 2. निन्दक, लांछन 

गाने वाला । 

अभिसन्या [अभि--समू्न'घा--अडू--टापू] 1. भाषण, 
उद्घोषणा, शब्द, कथन, प्रतिज्ञा, --तैज़् सत्याभिसन्धेन 
त्रिवर्गमनुतिष्ठता -- रामा०, वचन का पालन करने 
चाला, 2. धोखा । 

अभिसन्धानम्‌ [अभि--सम्‌+घा-+-ल्युट्‌| 1. भाषण, शब्द, 
सोहेश्य उद्घोषणा, प्रतिज्ञा, - सा हिं सत्यांभिसन्थाना- 
रामा०, 2. ठगता, धोखा देना -पराभिसन्धानपरं 
यद्मप्यस्य विचेष्टितमू--रघु० १७।७६ 3. उद्देश्य, 
इरादा, प्रयोजन--अन्याभिसन्धानेनान्यवादित्वमन्यक- 
सुत्वं च--मिता० 4. सन्धि करना । 

अभिसत्धायः = अभिसंधि । 

अभिसन्धिः [अभि+सम्‌न-घान-कि] 1. भाषण, सोहेश्य 
उद्घोषणा, प्रतिज्ञा 2. इरादा, लक्ष्य, प्रयोजन, उद्देश्य 
3. निहितार्थ, अभिप्रेत अर्थ, जैसा कि--अयमभिसंधि: 
(व्याख्यात्मक सूचियों में बहुधा प्रयुक्त) 4. सम्मति, 
विश्वास 5. विशेष अनुबंध, अनुबंध की शर्ते, प्रति- 
बंब, करार । 

अभिसमवायः [अभि--सम्‌+-अव+-इ¬-अच्‌] एकता । 

अभिसम्पत्तिः (स्त्री०) [अभि+सम्‌+-पद्‌ +-क्तिन्‌] पूर्ण 
रूप से प्रभावित होना, अपने मत को बदल देना, 
परिवर्तन, बदल जाना । 

अभिसम्परायः [अमि+सम्‌+परा+- इ-अच्‌] भविष्यत्‌ 
काल । 

अभिसम्पातः[अभि--सम्‌ + पत्‌ +-घञ्ञ, ]1. इकट्ठे मिलना, 
समागम, संगम 2. युद्ध, संग्राम, संघर्ष, 3. अभि- 
शाप । 


) 


अभिसब्बन्धः [अभि+-सम्‌+-ब्न्ध्‌ य-घञा ] संबंध, रिश्ता, 
संयोजन, संपर्क, मैथुन--मनु ० ५।६३ । 

अभिसम्मुख (वि०) [प्रा० ब०] संमुख होने बाला, सामने 
खड़ा हुआ, सम्मान की दृष्टि से देखने वाला । 

अभिसरः [अभि}-सृ+-अच्‌] 1. अनुगामी,अनुच र,2. साथी । 

अभिसरणम्‌ [अमि+-सृ+-ल्युट्‌ ] 1. उपागमन, मुकाबला 
करने के लिए जाना, 2. सम्मिलन, संकेतस्थान, नायक 
या नायिका द्वारा मिलने का स्थान नियत करना-- 
त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति 
चलन्ती--गीत० ६। 

अभिसरगे: [अभिसृज्‌ +-घः्ञ्‌] सृष्टि, रचना । 

अभिसर्जनम्‌ [अभि+-सृज्‌+-ल्युट्‌] 1. उपहार, दान 2. 
हत्या । 

अभिसपंणम्‌ [अभि+-सुप्‌+-स्युट्‌ | उपागमन, मुकाबला 
करने के लिए सत्रु के निकट जाना । 


अभिसां (झां) त्वः, --त्वनम्‌ [अभि+-सान्त्ब्‌+-घञ्म्‌, ल्युट्‌ 


वा] सुलह, समझौता, ढाढस, तसल्ली । 

अभिसायम्‌ (अव्य°) [अव्य०स० |] सूर्यास्त के समय, संध्या- 
समय-श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकः--शि० १११६ । 

अभिसारः [अभि+-सु+घज्ण ] प्रिय से मिलने के लिए 
जाना, (मिलन स्थान) नियत करना या स्थिरकरना, 
-रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम्‌-गीत० ५, 
२. वह स्थान जहाँ नायक नायिका नियत समय पर 
मिलतें हैं, संकेतस्थल,-त्वरितमुपैति न कथमभिसारम्‌- 
गीत० ६, 3. हमला, आक्रमण, - इ्वो5भिसार: पुरस्य 
नः -रामा०। सम०--स्थानम्‌ मिलने के लिए उप- 
युक्त स्थान, दे० 'अभिसारिका के नीचे । 

अभिसारिका [अभि-+-सू-+पण्वुलू-+टाप्‌ ] वह स्त्री जो अपने 
प्रिय से मिलने जाती है, या उसके द्वारा नियत संकेत 
का पालन करती हैँ कु० ६1४३, रघु० १६१२, 
-कान्ताथिनी तु या याति सङ्केतं साभिसारिका-अमर० 
सा० द० निम्नांकित ८ स्थान नायक नायिकाओं के 
मिलने के लिए निर्धारित करता हे (१) खेत (२) 
बाग (३) भग्न मंदिर (४) दूती का घर (५) 
जंगल (६) तीर्थ स्थान (७) श्मशानभूसि (८) 
नदीतट, क्षेत्रं वाटी भग्नदेवालयों दूतीगृहं वनम्‌, 
मालयं च इमशानं च नद्यादीनां तटी तथा । 

अभिसारिन्‌ (वि०) [अभि+सृ+णिनि] मिलने, दर्शन 
करने, आक्रमण करने, जाने वाला; जल्दी से बाहर 
जाने वाला--युद्धाभिसारिण:--उत्तर० ५,--णी 
न्न्दे ऊपर अभिसारिका । 

अभिस्नेहः [अभि+-स्निह्‌+-घञ्ञ्‌] आसक्ति, अनुराग, 
प्रेम, इच्छा, यः सर्वत्रानभिस्नेहः--भग० २1५७ । 

अभिस्फुरित (वि०) [अभिञ-स्फुर्‌+-क्त] पूर्णे रूप से 
फैला हुआ, पूणं विकसित (जैसे कि फूल) । 


( 


अभिहत (वि०) [अभि--हन्‌--क्त] प्रहृत (आलं? से 
भी) पीटा गया, आहत, घायल किया गया--घारा- 
भिरातप इवाभिहतं सरोजं -मालवि० ५, अमरु० २, 
2. जिस पर प्रहार किया गया है, अभिमूत, पराभूत, 
शोक”, काम”, दुःख” 3. बाधामय 4. (गण०) 
गुणित । 

अभिहतिः (स्त्री ०) [अभि¬-हन्‌ + क्तिन्‌] 1. प्रहार करना, 
पीटना, चोट पहुँचाना 2. (गण०) गुणन, गुणा । 

अभिहरणम्‌ [अभि+-ह्‌+-ल्युट्‌] 1. निकट लाना, जाकर 
लाना--रघु० ११।४३, 2. लूटना । 

अभिहवः [अभि+-ह्वे+अप्‌] 1. आवाहन, आमंत्रण 2. 
पूर्ण रूप से यज्ञानुष्ठान 3. यज्ञ, बलिदान । 

अभिहारः [अभि+-हृञ-घञ्ग्‌ ] 1. ले जाना, लूट लेना, 
चुरा लेना 2. हमला, आक्रमण 3. शस्त्रास्त्र से सुस- 
ज्जित करना, शस्त्र ग्रहण करना । 

अभिहासः [अभि+-हस्‌+-घञ्ञ्‌ ] दिल्लगी, मजाक, विनोद । 

अभिहित (भू० क० कृ०) [अभि+-घा+-क्त] 1. कहा 
गया, बोला गया, घोषित किया गया, 2. संबोधित 
किया गया, पुकारा गया । सम०--अन्वयवादः, 
--वादिन्‌ (पुं) नैयायिकों का एक विशेष प्रकार 
का सिद्धान्त (या उस सिद्धांत के अनुयायी) । इस 
सिद्धान्त के अनुसार न॑यायिकलोग मानते हैं कि शब्द 
स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैँ, जो बाद में वाक्य 
में प्रयुक्त होने पर एक संयुक्त विचार को अभिव्यक्त 
करते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वाकय के 
शब्दों का तर्कसंगत संबंध ही है जो वाक्य के अभीष्ट 
अर्थ को प्रकट करता है न कि शब्दों का केवल अपना 
भाव । अतः वे 'तात्पर्यार्थ' में विश्वास रखते हैं जो 
कि वाच्यार्थ से भिन्न हुँ-काव्य. २। 

अभिहोमः [प्राश स०] घी की आहुति देना। 

अभी (वि०) [न° ब०] निर्भय, निडर, रघु० ९६३, १५।८। 

अभीक (वि०) [अभि --कन्‌ दीर्घः] 1. प्रबल इच्छा रखने 
वाला, आतुर 2. कामुक विषयासक्त, विलासी--मेद- 
स्विनः सरभसोपगतानभीकान्‌ --शि० ५६४, 3. 
निर्मय, निडर । 

अभीक्षण (वि०) [अभि +क्ष्णु+-ड, दीर्घः] 1. दुह्राया हुआ, 
बार २ होन वाला 2. सतत, निरन्तर 3. अत्यधिक, 
क्षणम्‌ (अव्य०) 1. बारंबार, पुनः पुनः 2. लगा- 
तार 3. अत्यंत, बहुत अधिक । 

अभीघात = तु० अभिघात । 

अभीप्सित (वि०) [अभिञ-आप्‌+-सन्‌+-क्त] चाहा हुआ 
अभीष्ट,--तम्‌ कामना, इच्छा । 

अभीष्सिन्‌ } (वि०) [अभि--आपू--सन्‌-+णिनि, उ वा] 

अभीष्सु इच्छुक, प्राप्त करने की इक्छा वाला । 

अभीरः [अभिमृखी कृत्य ईरयति गाः, अभि+-ईर्‌+-अच्‌] 


७८ ) 


1. अहीर, गोपाल, गड़रिया 2. ग्वाला, (दे० आभीर)! 
सम० -पल्लो ग्वालों का गाँव । 

अभोज्ञाप: [अभि +-राप्‌+-घञ्ञ्‌] कोसना, दे० अभिशाप । 

अभोशुः-षुः [अभि+-अश्‌+-उन्‌ पृषो० अत इत्वम्‌-अभि 
न इष्‌+कु वा] 1. वागडोर, लगाम--तेन हि मुच्य- 
न्तामभीशव:--श० १, 2. प्रकाशकिरण-प्रफुल्लतापि- 
च्छनिभैरभीषुभिः--शि० १।२२, “मत्‌ अत्युज्वल, 
अत्युत्तमृ 3. इच्छा 4. आसक्ति । 

अभीषद्धः--तु ० अभिषंग । 

अभीष्ट (भू० क० कृ०) [अभि--इष--क्त] 1. चाहा 
हुआ, इच्छित 2. प्रिय, कृपापात्र, प्रियतम---ष्टः प्रिय- 
तम, - ष्डा गृहस्वामिनी, प्रेमिका--ष्टम्‌ 1. अभीष्ट 
पदार्थं 2. रुचिकर पदार्थ-अन्यस्मै हृदयं देहि नान- 
भीष्टे घटामहे -भट्टि० २०२४ । 

अभुग्न (वि०) [न० त०] 1. जो झुका हुआ या टेढ़ा मेढा 
न हो, सीधा 2. स्वस्थ, रोगमुक्त । 

अभुज (वि०) [न० ब०] बाहुरहित, लूला । 

अभुजिष्या [न० त०] जो दासी या सेविका न हो, स्वतन्त्र 
स्त्री । 

अभूः [न० त०] विष्णु, जो पैदा न हुआ हो । 

अभूत (वि०) [न० त०] सत्ताहीन, जो हुआ न हो, अवि- 
द्यमान, अवास्तविक, मिथ्या । सम०--आहरणम्‌ 
अवस्तु कथन, कपटपूर्ण या व्यंगमय बात कहना, 
—तद्लाबः जो पहले विद्यमान न हो उसका होना, या 
बनना, या बदलना--अभूततद्धावे च्विः, अकृष्णः कृष्णः 
संपद्यते तं करोति कृष्णीकरोति-सिद्धा०, तु० पयो- 
घरीभूतचतुःसमुद्राम्‌-रघु० २1३, --पुर्व (वि०) 
जो पहले न हुआ हो, जिससे आगे कोई न बढ़ा हो-- 
अभूत “बॉ राजा चितामणिर्नाम, वासव० १, वेणी० 
३।२,-आदुर्भावः जो पहले न हुआ हो उसका प्रकट 
होना,--शब्रु (वि०) शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु 
नहो। 

अभूतिः (स्त्री) [न०्त०] 1. सत्ता हीनता, अविद्यमा- 
नता 2. निर्घनता । 

अभूमिः (स्त्री) [न° त०] 1. भूमि का न होना, भूमि 
को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ, 2. अनुपयुक्त स्थान 
या पदार्थ, अनुचित स्थान, --अभूमिरियमविनयस्य 
श० ७, स खलू मनोरथानामप्यभूमिविसर्जनावसर- 
संस्कारः --त० मेरी आशाओं से बहुत अधिक आगे 
बढ़ा हुआ--शि० १।४२ ! 

अभृत, अभृत्रिम (वि०) [न० त०] 1. जिसका भाड़ा न 
दिया गया हो 2. जिसको समर्थन प्राप्त न हो । 

अभेद (वि०) [न० ब०] 1. अविभक्त 2. समरूप, वही 
वः नि० त०] 1. भिन्नता का अभाव, समरूपता या 
समानता का होना,-तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमे- 


। ७९ ) 


ययो:-- काव्य० १०, 2. घनिष्ट एकता--इच्छताँ सह 
वधूभिरभेदमू--कि० ९1१३, हि० ३।७९, आशास्महे 
विग्रहयोरभेदम्‌--भर्तु० १२४ । 

अभेद्य, ३ (वि०) [न० त०] 1. जो बेधा न जा सके 2. 

अभैदिक } अविधाज्य,--श्चम्‌ हीरा । 

अभोज्य (वि०) [न० त०] 1. खाने के अयोग्य, भोजन 
के लिए निषिद्ध, अपवित्र--“अन्न (वि०) जिसका 
भोजन दूसरों के लिये खाने के अनुपयुक्त हो । 

अस्यग्र (वि०} [ब० स०] 1. निकट, समीप 2. ताजा, 
नया- इदं शोणितमभ्यग्रे संप्रहारेऽच्युतत्‌ तयो:-- 
महा०,-- ग्रम्‌ सामीप्य, सान्निघ्य । 

अभ्यङुः (वि०) [प्रा० स०] हाल ही का चिह्नित । 

अभ्यङ्कः [अभि+-अञ्ज्‌+-घञ्ञ्‌} 1. किसी तेल या चिकने 
पदार्थं को शरीर पर मलना, तेल की मालिश-- 
अभ्यङ्गनेपथ्यमलञ्चकार--कु ० ७।७, 2. मालिश, लेप, 
3, उबटन । 

अम्यञ्जनम्‌ [अभिञ-अञ्ज्‌ +ल्युट्‌] 1. चिकने पदार्थो को 
शरीर पर मलना, 2. मालिश करना 3. आँखों में 
काजल डालना 4. चिकना पदार्थ, तेल, उबटन । 

अभ्यधिक (वि०) [प्रा० स०] 1. अपेक्षाकृत अधिक 2. 
बढ़ चढ़ कर, गुण या परिमाण में अपेक्षाकृत अधिक, 
अधिक ऊंचा, अधिक बड़ा--नत्वत्समोऽस्त्यम्यघिकः 
कुतोऽन्यः--भग० ११।४३, (कई बार अपा० और 
करण के साथ) - घान्यं दशम्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽम्य- 
घिक॑ वघः--मनु० ८।३२०, 3. सामान्य से अधिक, 
असाधारण, प्रमुख--भव पंचाम्यधिकः--श० ६२ । 

अभ्यनुज्ञा--ज्ञानम्‌ [अभि+-अनु~-ज्ञातअङ्‌--टाप्‌, ल्युट्‌ 
वा] 1. स्वीकृति, 2. सहमति, अनुमति--कृताम्यनुज्ञा 
गुरुणा गरीयसा -कु० ५।७, रघु० २1६९ 2. आज्ञा, 
आदेश 3. छुट्टी स्वीकार करना, बर्खास्त करना 4. 
तर्क को स्वीकार करना । 

अभ्यन्तर (वि०) [प्रा० स०] 1. भीतरी भाग, आन्तरिक, 
अन्दरूनी (विप० बाह्य) रघु० १७।४५, का० ६६, 
याज्ञ० ३।२९३, 2. अन्तर्गत होना, किसी समूह या 
शरीर का एक अंग- देवी परिजनाम्यन्तरः मालवि० 
५, 3. दीक्षित, परिचित, कुशल (अघि० के साथ या 
समास में)--सङ्गीतकेऽम्यन्तरे स्व:-मालवि० ५, अहो 
प्रयोगा म्यन्तरः प्राश्‍निकः:--मालवि० २, 4. निकटतम, 
घनिष्ट, अत्यन्त संबद्ध --त्यक्ताशचाम्यन्तरा येन--पंच० 
१(२५९,--रम्‌ 1. भीतर का, भीतरी, अन्दर का, 
(किसी वस्तु का) अन्दरूनी भाग, भीतरी स्थान 
शमीमिवाम्यन्तरलीनपावकाम्‌-रघु० ३।९, भग० 
५।२७, 2. सम्मिलित किया हुआ स्थल, समय या 
स्थान का अवकार--षण्मासाभ्यन्तरे पच० ४, 3. 
मन । सम०--करण (वि०) अन्दर ही अन्दर गुप्त 


अंगों वाला, प्रत्यक्षज्ञान की शक्ति को अन्दर रखने 
वाला, विक्रम० ४,-- कला गुप्त कला, प्रेम लीला 
या हावभाव प्रदर्शित करने की करा । 

अम्यन्तरकः [ अभ्यन्तर -]-कन्‌ ] घनिष्ट मित्र । 

अभ्यन्तरीकृ [ अम्यन्तर--च्विस-कु] (तना० उभ०) 1. 
दीक्षित करना, परिचित करना--प्रागल्म्याद्वक्तु- 
मिच्छन्ति मंन्त्रेष्वग्यत्तरीकृता :--रामा० 2, परिचय 
कराना-सर्वविश्रंभेषु अम्यन्तरीकरणीया--का० १०१, 
दश० १५९, १६२, 3. किसी को निकटमित्र बनाना 
बाह्याइचाम्यन्तरीक्ृताः--पंच० १।२५९। 

अम्यम्तरोकरणम्‌ [ अभ्यंतर-- च्वि--कृ--ल्युट्‌ ] दीक्षित 
करना, परिचय कराना--सजोवनिर्जीवासु च दूतकला- 
स्वम्यन्तरीकरणम्‌--दश० ३९ । 

अभ्यमनम्‌ [ अभि- अम्‌ ल्युट्‌ ] 1. 
रोग । 

अस्यमित-अभ्यान्त (भू० क० कृ०) [ अभि+-अम्‌+-क्त ] 
1. रोगी, बीमार 2. चोट खाया हुआ, घायल । 

अभ्यमित्रम्‌ [ अव्य० स० ] शत्रु के ऊपर आक्रमण (क्रि० 
वि०) शत्रु की ओर या शत्रु के विरुद्ध चढ़ाई करना । 

[ अभि+-अमित्रञ-ख, छ, यत्‌ वा] 
| वह योद्धा जो वीरतापूर्वक शत्रु का 
का सामना करता है-उद्योगमभ्य- 

मित्रीणो यथेष्टं त्वं च संततु--भट्रि> ५।४७, मारीचो- 
ऽनुनयंस्त्रासादम्यमितर्यो भवामि ते--४६ । 

अम्ययः [ अभि--इ--अच्‌ ] 1. आना, पहुचना 2. (सूर्य 
का) अस्त होना । 

अभ्यर्चनम्‌-अभ्यर्चा [ अभि+-अचं +-ल्युट्‌, अड--टाप्‌ 
वा ] पूजा, सजावट, समादर। 

अस्यणं (वि०) [ अभि अर्द्‌ +-क्त] निकट, समीप, स्थान 
के निकट या समीप होने वाला,समीप आने वाला-- 
अभ्यर्णमागस्कृतमस्पर्शाद्भिः-रघु ० २।३२,-णंम्‌ सामीप्य, 
सान्निध्य - अन्धकारिणि वनाभ्यणे किमुद्भ्राम्यति 
गीत ० ७, अभ्यर्णे परिरम्य निर्भे रभरः प्रेमान्धया राधया 
-गीत० १, शि० ३।२१। 

अभ्यर्थंनम्‌-ना [ अभि +- अथं +ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] प्रार्थता, 
अनुरोध, दरख्वास्त, नालिश- "नाभङ्गभयेन--कु० 
१।५२ । 

अभ्यथिन्‌ (वि०) [ अभि--अर्थ्‌ +णिनि ] याचना या 
प्रार्थना करने वाला । 

अभ्यहणा [ अभि + अहं ¬- युच्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] 1. पूजा, 2. 
आदर, सम्मान, समादर । 

अभ्याहत (वि०) [अभि- अह --क्त ] 1. सम्मानित, 
प्रतिष्ठित, अत्यादरणीय 2. योग्य, सुहावना, उपयुक्त, 
--अम्यहिता बंन्धुषु तुल्यरूपा वृत्तिविशेषेण तपोधना- 
नाम्‌--कि० ३।११ । 


प्रहार, क्षति २. 


अभ्यमित्रीणः-यः 
अस्यमित्र्यः 


( ८० 


अस्यवकर्षणम्‌ [ अभि--अव--कृष्‌--ल्युट्‌ ] निकालना, 
खींचकर बाहर करना । 

अश्यवकाशः [ अभि--अव 4-काश्‌--घडा, ] खुली जगह । 

अश्यवस्कत्द: --कनस्‌ | अभि - अव--स्त्कद्‌ु--घज्म्‌, ल्युट्‌ 
वा | 1. इट कर सत्रु का मुकाबला करना, शत्रु पर 
चढ़ाई करना 2. शत्रु को निशशस्त्र करने के लिए प्रहार 
करना 3. आघात । 

उन्म्यबहरणम्‌ [ अभि--अव--ह+ल्युद्‌ | 1. नीचे फेंक 
देना 2. भोजन ग्रहण करना, गले के नीचे उतारना 
(कण्ठादधोनयनम्‌--मिता ०) । 

जमभ्यवहारः [ अभि--अव-+ ह-- घज्म ] 1. भोजन ग्रहण 
करना, आहार लेना, खाना पीना आदि 2. आहार 
जम्भशब्दोज्म्यवहाराथेवाची--काशी०,०संवादापेक्षी 
-ऱमालवि० ४। 

“हजहाये (वि०) [अभि--अवन-ह--ण्यत्‌ ] खाने के 
गेग्य, भोज्य,--अभ्‌ आहार,--सवेत्रौदरिकस्य अभ्यव- 
उर्यभेव विषय:--विक्रम ० ३ । 

: जमनम्‌ [ अभि--असू--ल्यूट्‌ | 1. बार-बार करना, 
ग्र-बार किया गया अभ्यास 2. निरन्तर अध्ययन, 
पमुशीलन---(ताम्‌) विद्याम्यसनेनेव प्रसादयितुमहंसि- 
रघु० १८८ । 

'नधरमूयवा (वि०) [ स्त्री-यिका ] [ अभि--असु -[-ण्बुल्‌ ] 
देर्ष्याल, डाहभरा, निन्दक, कलंक लगाने वाला, 
-“मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिषतो5म्यसूयका:-भग० १६1१८] 

-श्ववृया [अभि + असु+-यक्‌+-अ+-टाप्‌ ] डाह, ईर्ष्या, 
पंध, कोघ,~ शक्राभ्यसूयाविनिवृत्तये य:--रघु० ६1७४, 
शेषु वेशेषु च साम्यसूयाः-७।२, ९1६४ 
१ (भू० क० कृ० } [ अधि+-अस्‌+-क्त] 1. बार 
शर दोहराया गया, बार बार अभ्यास किया गया, 
~नयनयो रम्यस्तमामीलनम्‌---अमरु० ९२, प्रयोग में 
जाया गया, आदत डाली हुई,--अनम्यस्तरथचर्या -- 
उत्तर० ५, 2. सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, शैशवेऽम्यस्त- 
विद्यार्वा--रघु० १।८, भतृं० ३।८९, 3. (गण०) गुणा 
केया गया 4. {व्या० में) द्वित्व किया गया । 

“ख्थ्यकर्ें: [ अभि--आ-- कृष्‌ +-घड्ग ] हाथ से छाती ठोक 
हर छलकारना (जैसे पहलवान कुश्ती के लिए) । 

“स्शक्राइल्षितम्‌ [ अभिंञ-आ¬-काङक्ष्‌ +-क्त ] 1. मिथ्या 
आरोप, निरावार शिकायत 2. इच्छा । 

जस्पाण्यानम्‌ [ अभि~-आ¬-ख्या+-ल्युट्‌ ] मिथ्या आरोप, 

।ऊ्छन, निन्दा, बदनामी । 

तगत (भू० क०कृ०) [ अभि+-आ-+-गयम्‌+-क्त ] 1. 

नकट आया हुआ, पहुँचा हुआ 2. अतिथि के खूप में 

जाया हुआ,-सर्वेत्राम्यागतो गुरुः --हि० १११०८,--तः 
तिथि; दर्शक । 

नभ्शागलः [अभि ञ-आ~-गम्‌-घञ्ञ्‌ } 1. निकट आना या 


नं 


जाना, पहुँच, दर्शनार्थ गमन---तपोषनाम्यागमसंभवा 
मुद:--शि० १1२३, कि वा मदम्यागमकारणं ते-रघु ० 
१६।८, महावी० २।२२, 2. सामीप्य, पड़ौस, 3. मुका- 
बला, हमला 4. युद्ध, संग्राम 5. शत्रुता, विद्वेष । 

अभ्यागमनम्‌ [ अभि-न-आ+-गम्‌--ल्युट्‌ ] उपागमन, पहुंच, 
दर्शनार्थ गमन, हेतु तदम्यागमने परीप्सु:--कि० ३।४। 

अस्यागारिकः [ अभि--आगार--ठन्‌ ] परिवार के पालन 
में यस्नशील । 

अभ्याधातः [ अभि +-आ+-हन्‌+-घञ्ञ्‌ ] हमला, आक्रमण । 

अम्यावानम्‌ [ अभि+-आ¬-दा+-ल्युट्‌ | उपक्रम, प्रारम्भ, 
सूत्रपात करना । 

अम्याधानम्‌ [ अभि--आ--घा--ल्युट्‌ ] रखना, डालना 
(जैसा कि इंधन) । 

अभ्यान्त (वि०)[ अभि-+-आ--अम्‌-+-क्त ] बीमार रुग्ण, 
रोगी । 


अम्यापातः [ अभि+-आ~-पत्‌+-घञा ] संकट, दुर्भाग्य । 

अभ्यामदंः-मदनम्‌ [ अभि+-आ--मुद्‌ञ-घञ्ग, ल्युट्‌ वा] 
युद्ध, संग्राम, संघर्ष, आक्रमण । 

अस्यारोहः-रोहणम्‌ [ अभि+-अआ¬-रुह+-घञ्ग, ल्युट्‌ वा ] 
चढ़ना, सवार होना, ऊपर तक जाना । 

अभ्यावृत्तिः (स्त्री०) [ अभिञ-आ¬+-वृत्‌+-क्तिन्‌ ] दोह- 
राना, बार-बार होना, दे० 'अनम्यावृत्ति' भी । 

अभ्याज्ञ (वि०) [ अभि+-अश्‌+-घञ्ग्‌ ] निकट, समीप 
~शः 1. पहुंचना, व्याप्त होना 2. समीपस्थ पड़ोस,आस 
पास का (दे० अभ्यास?) ,--वायसाभ्याशे समुपविष्टः 
-पंच० २, सहसाम्यागतां भैमौमम्याशपरिवतिनीम्‌- 
महा०, दश० ६२, 3. परिणाम, फल 4. अम्युदय 
प्रत्याशंसा, अतः 'शी घता' के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त । 

अभ्यासः [ अभि--आ)-अस्‌+-घञ्ञ्‌ ] आवृत्ति,--व्या- 
ख्याता-व्याख्याता इति पदाम्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति 
द्योतयति--शारी०, नाम्यासक्रममीक्षते-पंच १।१५१, 
2. बार-बार किसी कायं को करना, लगातार किसी 
कार्य में लगे रहना,-अविरतश्रमाम्यासात्‌--का० ३०, 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते--भग० ६1२५, 
४४ अनवरत अभ्यास के द्वारा, (पवित्र और अविकृत 
रहना) १२।१२, “निगृहीतेन मनसा-रघु० १०1२३, 
इसी प्रकार शर,” अस्त्र आदि 3. आदत, प्रथा, चलन, 
—अमङ्गलाम्यासरतिम्‌-कु० ५।६५, या० ३।६८,4. 
शस्त्रास्त्र विषयक अनुशासन, कवायद, सैनिक कवायद 
5. पाठ करना,अध्ययन करना,--काव्यज्ञ-शिक्षयाभ्यासः 
काव्य» १ 6. आसपास का, सामीप्य, पड़ोस ('अभ्याश' 
केलिए) --चूतयष्टिरिवाम्यासे (शे) मघौ परभृतोन्मुखी 
—कु०६।२, (“अभ्यासे-शे मघौ का यहाँ अर्थ मधु 
को संबोधित करना है जो कि उसके निकट है-अर्थात्‌ 
अपने आपको पूर्ण रूप से उसके सामने प्रकट करके । 


( ८१ ) 


यहाँ पावती की उपमा पूर्णतः सुरक्षित है--अर्थात्‌ 
स्वयं चुप रहते हुए अपनी सखी को संबोधित करने के 
बहाने अपने प्रियतम से बात करना); अपितेयं तवा- 
म्यासे सीता पुण्यब्रता बधू:--उत्त र० ७।१७, आपको 
सौंपी हुई; अभ्यासा (शा) दागत:--सिद्धा ० (अलुक्‌ 
समास के रूप मे) 7. (व्या० में) द्वित्व होना 8. द्वित्व 
हुए मूलशब्द का प्रथम अक्षर, द्विव अक्षर 9. (गण० 
में) गुणा 10. सम्मिलित गान, गीत की टेक । सम? 
>गत (वि०) उपायत, निकट गया हुआ,--योगः 
अनवरत गहन चितन से उत्पन्न मनोयोग,-अभ्यास- 
योगेन ततो मामिच्छाप्तं घनंजय--भग० १२।९,-लोपः 
द्वित्व किये हुए अक्षर को हटा देना, व्यवायः द्वित्व 
अक्षर से उत्पन्न अन्तराल । 
अन्यास्तादनम्‌ [अमित आत-सद्‌न-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] शत्रु का 
सामना करना या उस पर हमला करना । 
अभ्याहृतनम्‌ [अभि+-आ¬ञ-हन्‌ +ल्युट्‌] 1. प्रहार करना, 
चोट पहुँचाना, हत्या करना 2. रोक लगाना, बाधा 
डालना । 
अभ्याहारः [अभिनआ--हन-घडा,] 1. निकट लाना; ले 
जाना 2. छूटना । 
भन्युक्षणम्‌ [अमि =-उक्ष्‌ +ल्युट्‌] 1, (जल) छिड़कना, तर 
करना, परस्पराभ्युक्षणतत्पराणाम्‌ (तासाम्‌) रघु० 
१६।५७, 2. अभिषेक द्वारा संस्कार । 
अभ्युचित (वि०) [प्रा० स०] प्रचलित, प्रथा के अनुकूल । 
अभ्युच्चयः {अभि ~ उत्‌ + चिञ-अच्‌] 1. वृद्धि, आगम 
सम्पन्नता । 
अभ्युत्क्रोशनस्‌ [अभि--उत्‌- क्रुशू+स्युट्‌] ऊँचे स्वर से 
चिल्लाना । 
अश्युत्थानम्‌ [अमिन- उद्‌ ‡- स्था-ल्युट्‌] 1. (अपने आसन 
से) सत्कारार्थं उठना, किसी के सम्मान में खड़े होना 
2. रवाना होना, प्रस्थान करना, कूच करना 3. उठना 
(शार आलं०), उन्नति, सम्पन्नता, मर्यादा,--(तस्य ) 
चवाभ्युत्थानदशिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजा:-रघु ० ४1२, 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम- 
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ --भग० ४ॐ।७। 
युत्पतनम [अभि +-उत्‌+- पत्‌ +ल्युट्‌] किसी पर उछलना, 
कूदना; अकस्मात्‌ झपटना, हमला करना-अलक्षिता- 
म्यृत्पतनो नृपेण--रघु० २।२७ । 
अम्बुदः [ अभि-- उद्‌--इ-- घञा ] 1. सूर्य चन्द्रादि का 
निकलना, सूर्योदय 2. उन्नति, सम्पन्नता, सौभाग्य, 
ऊंचा उठना, सफलता-स्पृशंति न: स्वामिनमभ्युदयाः- 
रत्न० १,भवो हि लोकाम्यृदयाय तादृशाम्‌-रघु० ३ 
१४, 3, उत्सव, उत्सव का अवसर 4, उपक्रम, 
आरम्भ । 
अभ्युदाहरणम्‌ [अभिञ-उद्‌+आ~-हूञ-ल्युट्‌] विपरीत 
११ 


अम्युद्गमः-गमनम्‌ 
अभ्युद्गतिः (स्त्री०) 


बात के द्वारा उदाहरण या निदर्शन देना । 


अभ्युदित (भू ० क० कृ०)[अभि+-उद्‌ + इञ त] 1. निकला 


हुआ 2. उन्नत 2. सूर्योदय के अवसर पर सोया हुआ । 
} [अभिन-उद्‌+-गम्‌)-घञा, ल्युट्‌, 
क्तिन्‌ वा |, 1. किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति या अतिथि के सम्मानार्थ उठकर चलना 2. 
निकळना, होना, उत्पन्न होना । 
अभ्युद्यत [भु० क» कृ०] [अभिन-उद्‌न-यम्‌ञ-क्त] 1. 
उठा हुआ, ऊपर उठाया हुआ, जैसा कि “आयुध, “शस्त्र 
2. तत्पर, तैयार, प्रयत्नशील ('तुमुन्नन्तः सम्प्र० 
अधि० के अथवा समास में) 3. आगे गया हुआ, 
निकला हुआ, सामने दिखाई देने वाला, निकट आने 
वाला,--कुलमभ्युद्यतनूतनेश्वरम्‌--रघु० ८1१५, 4. 
अयाचित दिया हुआ या लाया हुआ। 
अभ्युन्नत (वि०) [अभि--उद््ल नम्‌--क्त] 1. उठा हुआ, 
ऊँचा किया हुआ,श० ३, 2. ऊपर को उभरा हुआ, 
बहुत ऊँचा-कु० १।३३ । 
अभ्युन्नतिः (स्त्री) [अभि+-उद्‌--नम्‌+-क्तिन्‌] 
उन्नति या समृद्धि । 
अम्युपगमः [अभि -- उप~- गम्‌ -- घञ] 1. उपागमन, पहुंच 
2. स्वीकार करना, मानना, सत्य समझना, (दोष) 
मान लेना 3. जिम्मेदारी, प्रतिज्ञा करना, निर्णय? 
माळवि० १, संविदा, करार, प्रतिज्ञा। सम०-सिद्धांतः 
मानी हुई प्रस्तावित योजना या सूकित । 
अम्युपपत्तिः (स्त्री) [ अभिञ-उप¬-पद्‌+-क्तिन्‌ | 1. 
सहायतार्थं निकट जाना, दया करना, कृपा करना, 
अनुग्रह, कृपा, -अनयाभ्युपपत््या--श० ४, 2. ढाढ़स, 
तसल्ली 3. रक्षा, बचाव,--ब्राह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे 
नास्ति पातकम्‌--मनु० ८।११२,4. इकरार नामा, 
स्वीकृति, प्रतिज्ञा 5. स्त्री का गर्भवती होना (विशेषतः 
भाई की विधवा पत्नी का नियोग द्वारा) । 
अभ्युपायः [अभि+-उप-1- इ-अच्‌] 1. प्रतिज्ञा, वादा, 
इकरार 2. साधन, युक्ति, उपचार,--अस्मिन्सुराणां 
विजयाभ्यूपाये--कु० ३1१९ । 
अस्युपायनम्‌ [अभि --उप--अय्‌--ल्यैद] सम्मानसूचक 
उपहार, प्रलोभन, रिश्वत । 
अभ्युपेत (भू० क० कृ०) [अभि--उप-न-इन-क्त] 1. 
निकट आया हुआ, उपागत 2. प्रतिज्ञात, स्वीकृत, 
अंगीकृत--मेघ० ३८ ॥ " 
अभ्युपेत्य (अव्य०) [अभि --उप--इ--ल्यप्‌ (क्त्वा) | पहुँच 
कर, स्वीकार करके, प्रतिज्ञा करके । सम०--अशु- 
श्रूषा--हिन्दूधमंशास्त्र के १८ अधिकारों में से एक, 
स्वामी और सेवक के मध्य की हुई संविदा का भंग । 
अभ्युषः, अभ्यूषः ३ [अभितः उ-ऊष्यते अग्निना दह्मते--उ- 
अभ्योषः उष्‌ बाहु" क] एक प्रकार की रोटी, 


बड़ी 


( ८२ ) 


बाटी । 

अम्षूहः [अभि +-ऊह्‌ + घञ्न] 1. तकं करना, दलील देना, 
विचार विमर्श करना 2. आगमन (घटाना), अनुमान, 
अटकळ, पराम्यहस्थानात्यपि तनुतराणि स्थगयति 
लामा? १ १४, 3, अध्याहार करना, 4. समझना । 

अभू (म्वा० पर०) [अञ्रति, आनश्र, अश्रित] जाना, 
इघर उधर धूमना--वनेष्वानञ्न निर्भयः--भट्टि० 
४११, १४११० । 

अभ्रम्‌ [अभू--अच्‌ या अप्‌--भू अपो बिभसि--भू--क] 
1. बादल 2. वायुमंडल, आकाश-परितो विपाण्डु 
दघधदभ्रणिर:--शि० ९1३, दे० अभ्रंलिह आदि 3. 
चिल-चिल, अबरक 4. ( गण० ) शूत्य। सम» 
~अबकाशः बचाव के लिए केवलमात्र बादल, बारिश 
होना,---अवकाशिक,-अवकाशिन्‌ ( वि ) बारिश में 
रहकर (तपस्या करन वाला) ,बारिश से बचाव का कोई 
उपाय न करने वाला,---उत्थः आकाश में उत्पन्न इन्द्र 
का बज्न,---नागः ऐरावत नाम का हाथी जो धरती 
को धारण किये हुए हे; --प्ः 1. वायुमंडल 2, 
गुब्बा रा,--पिशाचः,-पिशालकः राहु की उपाधि, मेघा- 
सुर,--पुष्पः एक प्रकार की बेंत,- पुष्पम्‌ 1. पाती 2. 
असंभव बात, हवाई किला,----मातंगः इन्द्र का हाथी 
ऐरावत, --साखा,-वुन्दम्‌ बादलों की पंक्ति या समूह । 

अभ्रंलिह (वि०) [अभ्र--लिह +खश्‌ मुमागमः] 'बादलों 
को चूमन वाला' स्पर्श करने बाला अर्थात्‌ बहुत ऊँचा; 
- अभ्रंलिहाम्रा: प्रासादाः--मेघ ० ६६, प्रासादमभ्रंलिह- 
मारुरोह--रघु० १४२९; --हः वायु, हवा । 

अभ्नकम्‌ [अभ्र--कन्‌] चिलचिल, अबरक । सम०--भस्मन्‌ 
(नपुं०) अबरक का कुश्ता, अबरक की भस्म 
>सत्त्वम्‌ इस्पात । 

अभ्रडूष (वि०) [अभ्र- कष्‌--खच्‌ मुमागमः] बादलों 
को छुने वाला, बहुत ऊँचा,--आदायाश्रद्भुषं प्राया- 
न्मलयं फलशालिनम्‌ --भट्टि०,--षः 1. वायु, हवा 2. 
पहाड़ । 


अश्रमुः (स्त्री०) [अश्न+-मा--उ] इन्द्र के हाथी ऐरावत । 


की सहचरी, पूर्वेदिशा के दिग्गज की हथिनी । सम० 
--प्रियः,--बल्लभः ऐरावत } 
अधज्नि-भ्री (स्वीऽ) [अञ्रञ-इन्‌ ङीष्‌ वा] 1. लकड़ी की 


बनी हुई नोकदार फरही जिससे नाव की सफाई की | 


जाती है, 2. कुदाल, खुरपी । 

उरत (वि०) [अभ्र--इतच्‌] बादलों से आच्छादित, 
बादलों से घिरा हुआ--रघु० ३।१२। 

अखिय (विण) [अभ्र--घ] बादलों से संबंध रखने वाला, 
आकाश या मुस्ता अथवा बादलों से उत्पन्न,--यः 
बिजली, --यस्‌ गरजने वाले बादलों का समूह । 

बेब: [ न° त° } अव्यत्यय, योग्यता, उपयुक्तता । 


| अम्‌ (अव्य०) [ अम्‌ -विगिप्‌ ] 1, जल्दी, शीघ्र 2. 


जरा, थोड़ा! - 
अम्‌ (म्वा० प०) [ अमति, अमितुम्‌, अमित ] 1. जाना, 
` की ओर जाना 2. सेवा करना, सम्मान करना 3. 
शब्द करना 4. खाना, (चु० प० या प्रेर०} | आम- 
यति | 1. टूट पड़ना, आक्रमण करना, रोग से कष्ट 
होना, किसी व्याधि से पीड़ित होना 2. रोगी होना, 
कष्टग्रस्त या रोगग्रस्त होना । 
| अस (वि०) [ अम्‌+-घञ्ा अवृद्धिः ] कच्चा (जैसा कि 
फल ) ,--मः 1. जाना, 2. रुग्णता, रोग 3. सेवक, अनु" 
चर 4. यह, स्वयम्‌ । 
अमङ्करू-ल्य (वि०) [ ब० स०, न० त० ] 1. अशुभ, 
बुरा, अकल्याणकर--रघु ० १२।४३,--°अभ्यासरतिम्‌ 
कु० ५1६५, अमङ्कत्यं शीलं तव भवतु नार्म॑वमखिलम्‌ 
= पुष्प० 2. भाग्यहीन, दुर्भाग्य पूर्ण, लः एरण्ड 
का वृक्ष,--लम्‌ अशोभनीयता, दुर्भाग्य, अकल्याण, 
प्रायः नाट्य-शास्त्र में प्रयुक्त,--शांत पापं प्रतिहत- 
ममङ्कलम्‌-तु० भगवान्‌ कल्याण करे ! 
अमण्ड (वि०) [ न० ब० ] 1. बिना सजावट का, अलंकार 
रहित 2. बिता झाग का, या बिना मांड का (उबला 
हुआ चावल),--डः एरण्ड का वृक्ष। 
| अमत (वि०) [ न० त० ] 1. अननुभूत, मन के लिए 
असंलक्ष्य, अज्ञात 2. नापसन्द, अमान्य,-तः 1. 
समय 2. रुग्णता, रोग, 3. मृत्यु । 
अमति (वि०) [न० ब० ] दुर्मना, दुष्ट, बुइचरित्र, 
तिः 1. धूर्त, कपटी 2. चाँद 3. समय,-तिः 
(स्त्री०) [ न० त० ] अज्ञान, संज्ञाहीनता, शान का 
अभाव, अदूरदशिता--अमत्यैतानि षड्‌ जग्ध्वा 
---मनु० ५२०, ४२८२, | सम०-- पुर्व (वि०) 
संशाहीन, विचारहीन । 
अमत्त (वि०) [न० त०] जो नशे में न हो, सही 
दिमाग़ का । 
| अभत्रम्‌ [ अमति भुक्ते अन्नमत्र--अम्‌+-आघारे अत्रन्‌ ] 
1, यतेन, बासन, पात्र 2. सामथ्यं, शक्ति । 


| अमत्सर (वि०) [ न° ब० ] जो ईषष्यालू या डाहयुक्स न 


| हो, उदार । 
अमनस्‌ | (वि०) [ न० ब०, कप्‌ च ] 1. बिना मन या 
असतस्क ) ध्यान के 2. बुद्धिहीन (जैसे कि बालक) 3. 


ध्यान न देने वाला, 4. जिसका अपने मन के ऊपर 
कोई नियंत्रण न हो 5. स्नेहहीन-- (नपुं०--नः) 1. 
जो इच्छा का अंग न हों, प्रत्यक्षज्ञान का अभाव 2. 
घ्यानशून्य (पं ०-नाः) परमेश्वर । सम०--गत (वि० ) 
अज्ञात, अविचारित,--छ,--भीत, नापसंद, रह 
किया गया, धिक्कृत,--योगः ध्यान न देना,--हर 
(वि०) जो सुखकर न हो, जो रुचिकर न हो । 


( 


अमनाक्‌ (अब्य०) [ न० त०] थोड़ा नहीं, बहुत, 
अत्यधिक । , 

अमनुष्य (विं०) [नञ ब० ] 1. अमानुषिक, जो मनुष्यो- 
चित न हो 2. जहाँ मनुष्य का आनर जाना बहुत कम 
हो,--ख्य: [ न० त० | 1 जो मनुष्य न हो, 2. राक्षस । 

अभन्त्र,-त्रक (वि०) [ न० ब० कप्‌ च ] 1. वैदिक मंत्रों 
से रहित, वह संस्कार जिसमें वेदमंत्रो के पाठ की 
आवश्यकता न हो 2. जिसे वेद के पढ़ने का अधिकार 
न हो जैसे शूद्र या स्त्री 3. जो वेदपाठ से अनभिज्ञ 
हो, --अव्रतानाममन्त्राणाम्‌--मनु ० १२।११४, 4. रोग 
की वह चिकित्सा जिसमें जाढूमंत्र की क्रियान की 
जाती हो, अनया कथमन्यथावलीढा न हि जीवन्ति 
जना मनागमन्त्राः --भामि० १।१११। 

अभन्द (वि०) [ न० त० ]1. जो सुस्त या मंद न हो, 
कुर्तीला, बुद्धिमान्‌ 2. तेज, प्रबल), प्रचण्ड (वायु 
आदि) 3. अनल्प, अति, अधिक, बहुत, तीब्र,---अमन्द- 
मददुदिन--उत्तर० ५।५, अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल- 
माधुरीमन्दिरे---भामि० ४१ । 

अमम (वि०) [ न० ब० ] बिना अहंकार के, स्वार्थ या 
सांसारिक आसक्ति से शून्य, ममतारहित,--शरणेष्व- 
ममश्चैव वृक्षमूलनिकेतन:--मनु० ६२६ । 

अममता-त्वम्‌ [ न० त० ] उदासीनता, स्वार्थराहित्य । 

अमर (वि०) [ न० त° मु--पचाद्यच्‌ ] जो कभी मृत्यु 
को प्राप्त न हो, न मरने वाला, अविनाशी,--अजरा- 
मखवत्पाज्ञो विद्यामर्थ च साधयेत्‌--हि०, पंच० ३, 
मनु० २।१४८,--रः 1. देव, देबता 2. पारा 3. 
सोना 4. तेतीस की संख्या (क्योंकि गिनती में इतने 
ही देवता हैं) 5. अमरसिंह 6. हड्डियों का .ढेर--रा 
1. इन्द्र का आवासस्थान (तु० अमरावती) 2. नाल 
3. योनि 4. गृहस्तम्भ,--री 1. देवपत्नी, देवकन्या 
2. इन्द्र की राजघानी। सम०--अद्भना,- स्त्री 
दिव्य अप्सरा, देवकन्या-मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः 
-+शि० १॥५१,--अद्रिः देव-पर्वत अर्थात्‌ सुमेरु पहाड़ 
---अधिप:, - इन्द्र, -“ईशः, --ईइवरः, --पतिः, 
--भर्ता,-राजः देवताओं का स्वामी, इन्द्र की उपाधि, 
कई बार विष्णु और शिव की भी उपाधि -आचार्यः, 
--गुदः:, --पुज्यः देवताओं के गुरु, बृहस्पति की 
उपाधि, ---आपगा, --तढिनी, - सरित्‌ (स्त्री) 
स्वर्गीय नदी, गंगा की उपावियाँ,-- तटिनीरोधसि 
बसन्‌--भतुँ० ३।१२३, --आलयः देवताओं का 
आवासस्थान, स्वर्ग, --कंटकम्‌ विध्यपवेतश्रेणी के उस 
भाग का नाम जो नमंदा नदी के उद्गम स्थान के 
निकट है --- कोझः,--कोषः अमरसिंह द्वारा रचित 
संस्कृत भाषा का एक सुप्रसिद्ध कोश --तदः, --दारुः 
1. दिव्य वृक्ष, इन्द्र के स्वगं का एक वृक्ष,- अमरतरु- 


तान 


अन्रविन्‌/-षंवत्‌ 


) 


कुसुमसौरभसेदनसंपूर्णसकलकामस्य--भामि० १२८ 
2. =देव दारु 3. कल्पवृक्ष, --द्विजः देवल 
ब्राह्मण जो मंदिर या मूर्ति संबंधी कार्य करता हो, 
मन्दिर का अथीक्षक,--पुरम्‌, देवताओं का आवा- 
सस्थान, दिव्य स्वर्ग,--वुष्पः, पुष्पकः कल्पवृक्ष, 
प्रह, --प्रभ (वि०) देवताओं जैसा,--रत्नम्‌ 
स्फटिक, लोकः देवताओं की दुनियाँ, स्वये, “ता 
स्वर्गीय सुख,--तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोक- 
ताम्‌--मतु० २।५,~सिहः अमरकोश के रचयिता 
का नाम, वह जैन धर्मावलम्बी थे, कहा जाता है कि 
विक्रमादित्य महाराज के नवरत्नों में एक रत्न थे। 

अमरता-त्वम्‌ [अमर+- तल, त्वल वा] देवत्व । 

अमरावती [अमर+-मतुप्‌, दीर्घः] देवताओं का आवासस्थान, 
इन्द्र का घर,--ससं ्रमेनद्रदृतपातितार्गला निमीलिता- 
क्षीव भियाऽमरावती । शिशु ० । 

अमत्मं (वि०) [न० त०] जो मरणधर्मा न हो, दिव्य, 
अविनाजी,--- भावेऽपि रघु ० ७५३, “भुवनस्‌--स्वर्ग, 
"ता अविनञ्वरता, --त्येः देवता, । सम ०--आपगा 
देवनदी, मंगा की उपाधि--विक्रमांक० १८।१०४। 

अमर्मन्‌ (नपुं) [ न० त० ] शरीर का वह अंग जो मर्म- 
स्थल न हो। सम०--बैधिन्‌ मर्मस्थल को न बींधन 
बाला, मृदु, कोमल । 

अमर्याद (बि०) [ न० ब० ] 1. उचित सीमाओं को पार 
करने वाला, सीमा को उल्लंघन करने वाला, अनादर 
करन वाला, अनुचित,---मर्यादायाममर्यादा: स्त्रियस्ति- 
ध्न्ति सर्वदा--पंच ० १।१४२, तादृशं त्वममर्यादं कर्म 
कर्त चिकीर्षसि---रामा०, 2. सीमारहित, असीम--दा 
[न० त०] उचित सीमा का उल्लंघन करना, 
आचरणहीनता, अप्रतिष्ठा, उचित सम्मान की 
अवहेलना । 

अमर्षं (वि०) [ न० ब० ] असहनशील, ---षः [ न० त०] 
1. असहिष्णुता, असहनशीलता, धैर्यशून्यता,--अमर्ष- 
शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषादरः 
कि० १।३३, ईर्ष्या, ईर्ष्यायुक्त क्रोध,--किनु भवतस्तात- 
प्रतापोत्कर्षेऽप्यमर्ष:--उत्तर० ५, सा० शा» में ३३ 
व्यभिचारी भावों में से एक--अमर्ष दे० सा० द०; 
रस» निम्नर्पारभाषा बताता हैं:-- परकृतावज्षानादि- 
नानापराघजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणभूतर्चित्त- 
वृत्तिवि्ेषोऽमर्षः 2. क्रोध, आवेश, कोप,--पुत्रवधाम- 
बाद्दीपितेत गांडीविना--वेणी० २, सामर्थ क्रुद्ध, 
कुपित, सामषंम्‌ क्रोधपूर्वंक 3. तीव्रता, प्रचण्डता । 
सम०--ज (वि०) क्रोध या असहनशीलता से 
उत्पन्न, हासः क्रोधपूर्ण हंसी, खिल्ली उड़ाना । 

अभषंण,-वित, ) (वि०) [ न० ब०, न० त० ] धैयंहीन, 

असहनशील, क्षमा न करने वाला--पंच० 


अमलिन ( वि०) 


( ८४ ) 


१३२६, २. क्रुद्ध, कुपित, प्रचण्ड स्वभाव का--हूदि 
क्षती गोत्रभिइप्यमर्षणः --रघु० ३॥५३--अभिमन्यव- 
धामपितैः पाण्डपुत्र:--वेणी० ४, 3. प्रचण्ड, दुढ- 
सकल्पं | 

अभल (वि०) [ न० ब० ] 1. मलरहित, मलमुक्त, पवित्र, 
निष्कलंक, विसळ,--भमलाः सुहृदः--पंच० २1१७१, 


विद्युद्ध, निष्कपट 2. श्वेत उज्ज्वल,---कर्णावसक्तामल- | 


दन्तपत्रमू--कु० ७1२३, रघु० ६८०,-ला 1. लक्ष्मी 
देवी 2. नाल 3. आँवले का वृक्ष,--लम्‌ 1. पवित्रता 


2. अबरक, 3. परब्रह्म । सम०---पतत्रिन्‌ [ पुं०-त्री | | 


जंगली हंस,---रत्नम्‌,--मणिः स्फटिक पत्थर । 

(न० ल० | स्वच्छ, बेदाग, पवित्र, 
(नैतिक रूप से भी) -कुळ्ममलिनं नत्वेवायं जनो न 
च जीवितम्‌ --मा० २1२, । 


असद: [ अम्‌ू+-असच्‌ ] 1. रोग 2. मूर्खता 3. मूखे 4. 


समय । 


अछा (वि०) { त० त०] अपरिमित--(अव्य०) 1. से, 


निकट, पास 2. के साथ, से मिलकर, जैसा कि अमात्य, 
अमावस्या (स्त्री) नूतन चन्द्रमा का दिन, सूर्य और 
चन्द्र के संयोग का दिन,--अमायां तु सदा सोम 


ओषधीः: प्रतिपद्यते -व्यास 2. चन्द्रमा की सोलहवीं ¦ 
कला, पुं> --आत्मा । सम०--अन्तः नूतन चन्द्रमा के | 


दिन की समाप्ति,--वर्वन्‌ (नपुं०) अमा का पवित्र 
काल, नूतन चन्द्रमा का दिवस । 

अभ्नांल (वि०) [ न० ब० | 1. बिना मांस का, मांस रहित, 
2. दुबला-पतळा, बलहीन,--सम्‌ [न० त०] जो 
मांस न हो, मांस को छोड़ कर और कोई वस्तु! 
सम०--ओदनिक (वि०) [स्त्री ०--की] मांसयुक्त बने 
हुए चावलों से संबंध न रखने वाला । 

अमात्यः | अमान-त्यक्‌| राजा का सहचर, या अनुयायी, 
मंत्री, अमात्यपुत्रे: सवयोभिरन्वितः--रघु० ३1२८ । 

अभात्र (दि०) [ न° ब० ] ३. सीमारहित, अपरिमित 
अपूर्ण, असमस्त 3. जो आरम्मिक न हो,-नरः 
परब्रह्म, । 

अघाननम्‌-चा [न ० त०] अनादर, अपमान, अवज्ञा । 

अंधानस्यम्‌ [ न० त° | पीड़ा ¦ 

अक्वानिन्‌ (वि०) [ नऽ त० ] विनम्र, विनीत । 

अभानूष (वि०) [ स्त्री०--षी | [ न०त० ] अमानवी 
मनुष्य से संबंध न रखने वाला, अलौकिक, अपाथिव 


अपौरुषेय, ---आकृतिरेवानुभापयत्यमानुषताम्‌ --का० | 


१३२ । 
अभामुप्य [वि०)[न० त°] अमनुष्योचित, अपौरुषेय आदि । 
अंतरास (मा) सो== अमावसी या अमावस्या । 
अभाय ( वि०) [न० ब०| 1.अकुटिल, पारखी, मायारहित, 
निष्कपट 2. जो मापा न जा सके;--या 1. कपट- 


शून्यता, ईमानदारी, निष्कपटता 2. (वेदा० में) भ्रम 
का अभाव, परमात्मा का ज्ञान--यम्‌ परब्रह्म । 

अमायिक,--मायिन्‌ (वि०) [ न० त०] मायारहित, 
निश्छल, ईमानदार । 


अमावस्या,-वास्या ) [ अमा+-वस्‌+-यत्‌, ष्यत्‌ वा; अमा 
अमादसी,-वासी - > +वस्‌+-अप्‌, घडा वा ] नूतन 
(अमामसी,-मासी) ) चन्द्रमा का दिन, वह समय जब कि 


सूर्य और चन्द्रमा दोनों संयुक्त रहते हैं, प्रत्येक चान्द्र 
मास के कृष्ण पक्ष का पन्द्रहवाँ दिन--सूर्याचन्द्रमसो 
यः परः संन्रिकर्ष: साऽमावस्या--गोभिल० । 

अमित (वि०) [ न० त० ] 1. जो मापा न गया हो, असीम, 
सीमारहित, विशाळ-मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता 
मितं सुतः, अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌- 
रामा० 2. उपेक्षित, अनादृत 3. अज्ञात 4. असंस्कृत । 
सम०--अक्षर (वि०) गद्यात्मक, आभ (वि०) 
अतिकांतियूक्त, असीम प्रभायुक्त,--ओजस्‌ (वि०) 
असीम तेजोयुक्त, अखिल शक्तिसंपन्न, सर्वशक्तिमान्‌ 
--तेजस्‌,-द्युति (वि०) असीम तेज या कांतियुक्त 
““विक्रमः 1. असीम बळ शाली, 2. विष्णु । 


अमित्रः [ अम्‌-+-इत्र ] जो मित्र न हो, शत्र, विरोधी, वैरी 
प्रतिद्वंद्वी, तरिपक्षी,-स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राकृता, 
वपि--शि० २1३६, तस्य मित्राष्यमित्रास्ते-१०१, 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधव:--कि० १४।२१, । सम० 
+घात,--धातिन्‌,,--ध्न,-- हुन्‌ शत्रुओं को मारने 
वाला, --जित्‌(वि०) अपने शत्रुओं को जीतने वाला, 
अमित्रजिन्मि्रजिदोजसा च यत्‌-ने० १।१३। 


| अमिथ्या (क्रि० वि०) [न०त० ] जोमिथ्या न हो 


सचमुच, --तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या -रघु० १४।६। 

अमिन्‌ (वि०) [ अम्‌+-णिनि ] बीमार, रोगी । 

अभिषम्‌ [अम्‌ +-इषन्‌ ] 1. सांसारिक सुख के पदार्थ, विलास 
की सामग्री 2. ईमानदारी, निश्छलता, निष्कपटता 
3. मांस । 

अमीवा [ अम्‌+-वन्‌ ईडागमः | 1. कष्ट, बीमारी, रोग 2. 
दुःख, त्रास--वम्‌ कष्ट, दुःख, पीड़ा, चोट। 

अमुक (नि० वि०) [ अदस्‌-टेरकच्‌ उत्वमत्वे--तारा० ] 
कोई व्यक्ति या पदार्थ, फलां २, ऐसा-ऐसा (जब व्यक्ति 
को नाम से संबोधित न किया जाय), मतं मेऽमुकपुत्र- 
स्य यदत्रोपरि लेखितम्‌--याज्ञ० २८६, ८७, उभयाभ्य- 
थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना, लिखितं ह्यमुकेनेति लेखको: 
ऽन्ते ततो लिखेत्‌--८८ । 

अमुक्त (वि०) [ न० त० ] 1. जिसके बंधन खोले न गये 
हों, जो जाने में स्वतंत्र नहीं 2. जन्ममरण के बंधन से 
जिसे छुटकारा न मिला हो, जिसे मोक्ष प्राप्त न हुआ 
हो,--बतम्‌ एक हथियार (चाकू या तलवार आदि) 
जो सदैव पकड़ा जाता है, फेंका नहीं जाता । सम० 


(८५ 


हस्त (वि०) मितव्ययी, कंजूस {कदर्थना के लिए) 

अल्पव्ययी, धरिमितव्ययी,--सदा प्रहृष्टया भाव्य व्यय 
चामुक्तहस्तया -- -ममु० ५1१५० । 

अमुक्तिः (स्त्री) [न० त० | 1. स्वातंत्र्यशून्यता 2 
स्वतंत्रता या मोक्ष का भाव ! 

अमुतः {अव्य०) [ अदस्‌ +-तसिल्‌ उत्व-मत्व ] 1. वहां से 
वहां 2. उस स्थान से, ऊपर से अर्थात्‌ परलोक से या 
स्वर्ग से 3. इस पर, ऐसा होने पर, अब से आगे । 

अमुत्र (अव्य०) [ अदस्‌-त्रल्‌ उत्व-मत्व | (विप० इह) 
1. वहां, उस स्थान पर, वहां पर, अमुत्रासन्‌ यवना; 
---दश०१२७ 2. वहां, (जो कुछ पहले हो चुका हे 
या कहा गया है) उस अवस्था में 3. वहां, ऊपर, पर- 
लोक में, आगामी जन्म में-यावज्जीवं च तत्कुर्यायेना- 
मुत्र सुखं वसेत्‌ 4. वहां - अनेनैवार्भेका सर्वे नगरे$मुत्र 
भक्षिताः --कथा०। 

अमथा ( अव्य० ) [ अदस्‌ ‡- थाल्‌ उत्व-मत्व,] इस प्रकार, 
इस रीति से । 

अमुष्य ( अदस्‌-संव ° ) ऐसे का (केवल समास में) । सम० 
--कुल [ अंळूक्‌ स० | (वि०) ऐसे कुल से संबंध 
रखने वाला (--लम्‌) प्रसिद्ध घराना,--पुत्रः,-पुत्रो 
ऐसे प्रसिद्ध कुल का पुत्र या पुत्री, दे० आमुष्यायण । 

अमदश,--श, क्ष (वि०) [स्तरी०-शी,-क्षी | [ अदस्‌ 
न-दुश+-क्विन्‌, कडा, क्स वा स्त्रियां डीप्‌ ] एसा, 
इस प्रकार का, इस रूप या ढंग का । 

अमूर्तं (बि०) [ न० त० | आकारहीन, अशरीरी, शरीर 
रहित (विप०---मूर्त-मूर्तत्वम्‌ =अवच्छिन्तपरिमाणव- 
स्वम्‌ - मुक्ता ० ),--तें: शिव । सम०--गुणः (वैसे ०में } 
घर्म, अघर्म जैसे गुणों को अमूर्त या अशरीरी समझा 
जाता 

अमूति (वि०) [ न० ब० ] आकार हीन, रूपरहित,--ति 
विष्णु तिः (स्त्री०)[ न० त० ] रूप या आकार का 
न होना । 

अमूल--लक (वि०) [न० ब० ] 1. निर्मूल (शा०) 
(आलं ०) बिना किसी आधार के, निराधार, आधार 
रहित 2. बिना किसी प्रमाण के, जो मूल में हो 
--नामूल लिख्यते किचितू--मल्लि०, 3. बिना किसी 

भौतिक कारण के जैसा कि सांख्य का प्रधान । 

अमूल्य (वि०) [ न० ब० ] अनमोल, बहुमूल्य । 

अमणालम्‌ [ सादृश्ये न० त० ] एक सुगन्धित घास की जड़ 
{खस या उशीर) जिस के परदे या टट्टियां बनती हैं । 

अमृत (वि०) [ न० त० ] 1. जो मरा न हो 2. अमर 3 
अविनाशी, अनइवर.-त: 1. देव, अमर, देवता, 2. देवा 
के वैद्य घन्वन्तरि,-ता 1. मादक शराब 2. नाना 
प्रकार के पौधों के नाम,--तम्‌ 1. (क) अमरता 
(ख) परममुक्ति, मोक्ष--मनु० १२।१०४, स श्रिये 


) 


चामृताय च--अमर०, 2 देवों का सामूहिक शरीर 
3 अमरता की दुनिया, स्वर्गलोक 4. सुधा, पीयूष 
अमृत (विप० विष) जो समुद्र मंथन के फल स्वरूप 
प्राप्त समझा जाता है--देवासुरेरमृतमम्बुनिधिमंमन्थे 
--कि० ५।३०, वियादप्यमृतं ग्राह्ममू--मनु ० २२३९, 
विषमप्यमृतं क्वचिद्वेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया 
रघु ० ८।४६,(प्रायः वाच्‌, वचनम्‌, वाणी आदि शब्दों 
के साथ प्रयुक्त होता है) कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्‌- 
रघ्‌० ३1१६ 5. सोमरस 6. विष नाशक औषध 7 
यज्ञहोष--मनु० ३।२८५, 8 अयाचितभिक्षा (दान) 
बिना मांगे दान मिळता मृतं स्याद्याचितं भैक्ष्यममृतं 
स्यादयाचितम्‌ मन्‌ ० ४४, ५, 9 जल--अमृताध्मात 
जीमत--उत्तर० ६1२१, तु० भोजन के पूर्व या अन्त 
में आचमन करते हुए ब्राह्मणों के हारा पढ़े जानवाले 


मंत्र (अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. अमृतापिधानमसि 
स्वाहा) 10 औषधि 11 घी, -अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्र 
जिह्वेषु जुद्दति--शि० २।१०७, 12 दूध 13 आहार्‌ 
14 उबले हुए चावल, भात 15 मिष्ट पदार्थ, कोई 
भी मधुर वस्तु 16 सोना 17 पारा 18 विप 19 परब्रह्म । 
सम ०-अंशः,-करः,-दीषितिः,~द्युतिः,- रश्मि: चन्द्रमा 
के विशेषण,--अमूतदोधितिरेष विदर्भजे-ने० ४।१०४ 
-अन्धस्‌,-अदानः,-आशिन्‌ (पुं०) वह्‌ जिसका भोजन 
अमृत है, देवता, अमर, आहरणः गरुड जिसने एक 
बार अमृत चुराया था,--उत्पन्ना---मक्खी (-श्ञम्‌) 
उद्भवम्‌ एक प्रकार का सुर्मा,--कुंडम्‌ वह बर्तन 
जिसमें अमत रक्खा हो,- क्षारम्‌ नौसादर,--गर्भ 
(वि०) अमृत या जल से भरा हुआ, अमृतमय (-भेः) 
1. आत्मा 2. परमात्मा, -तरंगिणी ज्योत्स्ना, चाँदनी 
--द्रव (वि०) चन्द्रकिरण जो ' अमूत छिड्कती हैं 
(-बः) अमृत प्रवाह,--धारा 1. एक छन्द का नाम 
2. अमत का प्रवाह,--पः 1 अमृत पान करने वाला, 
देव या देवता 2. विष्णु 3 शराब पीने वाला, भ्रुवममु- 
तपनामवाञ्छयासावघरमम्‌ं मधुपस्तवाजिहीते --शि ० 
७४२, (यहां अ” का 'अमृत पीनेवाला' भी अर्थ है) 
---फला अंगरों का गुच्छा, अंग्रों की बेल, दाख 
द्रान्‍्षा,--बंधः 1 देव, देवता 2 घोड़ा, चन्द्रमा,--भुज्‌ 
(पुं) अमर, देव, देवता जो यज्ञशेप का स्वाद लेता 
है,--भू (वि०) जन्ममरण से मुक्‍त,---मंथनम॒ अमृत 
प्राप्त करने के लिए समुद्र का मथन,--रसः 1 अमृत, 
पीयष,--काव्यामतरसास्वाद:--हि०, विविधकाब्या- 
मतरसान पिबामः--भर्त ० ३।४०, 2 परब्रह्म,~~ लता, 
--लतिका अमत देने वाली बेंल,--बाक अमृत जैसे 
मघर वचन बोलने वाला,--सार (वि०) अमृतमय 
(-रः)धी,- -सुः-सूतिः 1 चन्द्रमा(अमुत चुवान वाला) 
2 देवताओं की माता ---सोबरः अमृत का भाई, “उच्च 


श्रवाः' नामक घोड़ा,--खदः अमृत का प्रवाह, 
वि०) अमृत चुवाने दाला--कु ० १४५ । 
अमृतकम्‌ [ अमृत-+-कन्‌ | अमृत, अमरतत्व प्रदायक रस । 
अभतता--त्दम [अमृत-{- तल, त्वल वा |अमरत्व, अमरता । 
ऋतेशयः | अलुक्‌ स० | विष्णू (क्षेर सागर में सोने 
बाला} । 
अमृषा (अव्य०) [ न० त° | झूठपने से नहीं, सचमुच । 
अभृष्ट (वि०) | न० तण | न मसला हुआ, न रगडा 


५ 


हुआ। सम० मुज (वि०) अक्षुष्ण पवित्रता | 
वाळा । FR 
अमेदस्क (वि०) [ न० ब० कपू च) (प चर्बी न हो, 


बुबला-पतला । 
अमेघस्‌ ( विर) [ न? व० ] वृद्धिहीन, मूर्ख, जड । 
अग्रेश्य (वि०) [न० त०] 1. जो अज्ञ के योग्य, या 

अनुमत न हो 2. यज्ञ के अयोग्य--नामेष्यं प्रक्षिपेदग्नौ 


---प्रन० ४।५३, ५६, ५।५, १३२, 3. अपवित्र, मल- 
युक्त, मैला, गंदा, अस्वच्छ--भग० १७।१०, भतु० 
३।१०६,-~ ध्यम्‌ 1. विष्ठा, लीद--समृत्सृजेद्राजमार्गे 
बस्त्वमेध्यमनापदि ~~ मनु० ९२८२, ५१२६ 2. 


अपशकुन, अशुभशकुन---अमेध्यं दृष्ट्वा सूर्यमुपतिष्ठेत 
~-कात्या० । सम० --कुणषाशिन्‌ (वि०) मुर्दा 
खाने वाला, --युकत, --लिप्त (वि०) मलयुक्त, 
मैला, मलिन, मंदा । 

अमे (वि०) | न० त० ] 1. अपरिमेय, सीमारहित 

अमेयो मितलोकस्त्वम्‌ --रघु० १०।१८ 2. अज्ञेय । 

सम ० --आत्मन्‌ अपरिमेय आत्मा को धारण करने 
बाला, महात्मा, महामना, (पुं०) विष्णु । 

गोध (वि०)[नि० त०] 1. अचूक, ठीक निशाने पर लगने 
वाला--घनुव्यमोघं समधत्त बाणम्‌ - कु० ३1६६, 
रघु० ३।५३, १२।९७, कामिलक्ष्येष्वमोर्व:--मेघ० 
७३, 2. निर्भान्त, अचूक (शब्द, वरदान आदि) 
~अमोधाः प्रतिगृह्लन्तावर्घ्यानुपदमाशिष:-रघु० १।४४, 
3. अव्यर्थ, सफल, उपजाऊ--यदमोघमपामन्तरुप्तं 
बीजमज त्वया--कु० २।५, इसी प्रकार “बलम्‌, 
“शक्ति, “वीर्य, कोघ आदि, - घः 1. अचूक 2. 
विष्णू । सभ०--दण्टः दंड देने में अटल, शिव, 
ला देखिन्‌ -दृष्टि (वि०) निर्श्रान्त मन वाला, अचूक 
नजर वाला, --बल (वि०) अटूट शक्ति सम्पन्न, 
वाच्‌ (स्वी०) वाणी जो व्यर्थ न जाय, वाणी जो 
अउडब पूरी हो, (वि०) जिसके शब्द कभी व्यर्थ न 
हों --वाँछित (वि०) जो कभी निराश न हो, 
-विक्रपः अटूट शक्तिशाली, दिव । 

अम्र {म्वा० पर०) 1. जाना 2. (आ०) शब्द करना । 

अभ्य: [ अम्ब्‌-घञ्‌, अच्‌ वा | पिता, --बम्‌ 1. आँख, 
2. जल, --ब (अव्य०) स्वीकृति बोधक 'हाँ' “बहुत 


| 
| 
| 
| 


) 


अच्छा' अव्यय 1 
अम्बकम्‌ [अम्ब्‌-ण्दुल] 1. आँख (त्र्यम्बक' में) 2. पिता । 
अम्बरम्‌ [ अम्बः शब्दः तं राति घत्ते इति--अम्ब--रा-- 
क | 1. आकाश, वायुमंडल, अन्तरिक्ष--तावतर्जय- 
दम्बरे--रघु० १२।४१, 2. कपड़ा, वस्त्र, परिधान, 
पोशाक-दिव्यमास्यांबरघरम्‌--भग० ११।११, रघु० 
३।९, दिगंबर, सागराम्बरा मही--समूद्र की परिधि से 
युक्त पृथ्वी 3: केसर 4. अबरक 5. एक प्रकार का 
सुगंधित द्रव्य । सम० --अन्तः 1. वस्त्र की किनारीं 
2. क्षितिज, --ओकस्‌ (पुं०) स्वर्गं में रहने वाला, 
देवता, (भस्मरजः) विलिप्यते मौलिभिरंबरौकसाम्‌ 
--कु० ५७९, ---वम्‌ कपास,--मणिः सूयं,-लेखिन्‌ 
(वि०) गगनचुंबी--रघु० १३।२६। 
अम्बरीषम्‌ [ अम्ब‡अरिष्‌ नि० दीर्घ० ] (कुछ अर्थो में 
अम्बरीषम्‌ भी) 1. भाड़, कड़ाही 2. खद, दुःख 3 
युद्ध, संग्राम 4. नरक का एक भेद 5. छोटा जानवर, 
बछड़ा 6. सूर्य 7. विष्णु 8. शिव । 
अम्बष्ठः[अम्ब-+-स्था-+-क]1. ब्राह्मण पिता तथा वैश्यमाता 
से उत्पन्न सन्तान--ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम 
जायते--मनु ० १०।८, याज्ञ० १९१, 2. महावत 3. 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों का नाम, 
--षध्ठा कुछ पौधों के नाम--(क) गणिका, यूथिका 
(जूही), (ख) पाठा (ग) चुक्रिका (घ) अंबाडा, 
--च्डा, --ष्ठी अम्बष्ठ जाति की 
अम्बा [ अम्बू+- घडा ‡-टाप्‌ ] (वैदिक संबोधन--अंबे; 
बाद की संस्कृत में--अम्ब) 1. माता, (स्नेह अथवा 
आदर पूर्ण संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है 
भद्र महिला, भद्र माता-किमम्बाभिः प्रेषितः, अम्बानां 
कार्य निवर्तय- श० २, कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यात्‌ 
-7रधु० १४।१६, 2. दुर्गा, भवानी 3. पांडु की माता, 
काशिराज की कन्या [यह और इसकी दो बहनें भीष्म 
के द्वारा सन्तानहीन विचित्रवीर्य के लिए अपहृत की 
गई थीं । क्योंकि अम्बा की सगाई पहले ही शाल्व 
के राजा सेहो चुकी थी, अतः इसे उन्हीं के पास 
भेज दिया गया । परन्तु दूसरे के घर में रही होने 
के कारण शाल्व के राजा न उसे ग्रहण नहीं किया, 
अतः वह वापिस आई और उसने भीष्म से प्रार्थना 
की कि वह भव उसे स्वीकार करें, परन्तु उन्होंने अपना 
आजन्मब्रह्मचय भंग करना उचित नही समझा, फलतः: 
* वह जंगल म जाकर भीष्म से प्रतिशोध लेने की 
तपश्‍चर्या करने लगी । शिव उस पर प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उसके दूसरे जन्म में अभीष्ट प्रतिशोध दिलाने 
की प्रतिज्ञा की । बाद में बह द्रुपद के घर शिखण्डिनी 
के रूप में पैदा हुई, और शिखंडी कहलाने लगी, और 
अंत में वही भीष्म की मत्यु का कारण बनी ]। 


( ८७ ) 


अध्ाडा-्ला [ अम्बा+-ला-+-करन-टापू--डलयो रभेदात्‌ 


अम्बाडा अपि ] माता । 


अध्यालिका [ अम्बाला--कर्स-टाप्‌ इत्वम्‌ ] 1. माता, 


भद्र महिला, (सम्मान तथा स्नेहसूचक शब्द) 2. 
अंबाडा नामक पौधा 3. काशिराज की सबसे छोटी 
पुत्री--बिचित्रवीर्य की पत्नी, ( जब, सत्यवती ने 
निस्सन्तान विचित्रवीर्य के लिए एक पुत्र पैदा करने के 
लिए व्यास का आवाहन किया --तब व्यास के द्वारा 
उत्पन्न 'पांड' की यह माता बनी) । 


स्वका [ अभ्वा--कन्‌-- टाप इत्वम्‌ ] 1. माता, भद्र 


महिला, ('अम्बा' की भाँति स्नेह और आदर सूचक 
शब्द ) ,--अत्तिके अम्बिके श्गणु मम विज्ञप्तिम्‌-मुच्छ 
१,2. शिव की पत्नी पार्वती ,--आशीभिरेधयामासु: 
पुरःपाकाभिरम्बिकाम्‌--कु० ६1९०, 3. काशिराज 
की मझली पुत्री, तथा विचित्रवीर्य की ज्येष्ठ पर्नी, 
अपनी छोटी बहन की भाँति इसके भी कोई संतान 


नहीं हुई, फिर व्यास के द्वारा इसमें उत्पन्न पुत्र | 


'धृतराष्ट्र' कहलाये ऊपर दे० “अम्बा । सम० --थह्तिः, 
भर्ता शिव, --पुनश्रः, --सुंतः धृतराष्ट्र । 


अस्दिकेयः,---यकः [ अम्बिका--ढ ] [ अधिक शुद्ध रूप-- 


'आंबिकेय' है | गणेश या कातिकेय, या घृतराष्ट्र । 
ह } 


अम्बु (नपुं०) [अम्बु +-उथ्‌} 1. जल--गांगमम्बु सितमम्बु 


यामुनं --काव्य० १०, 2. रुधिर के अन्तर्गत जलीय 
तस्व! सम० --क्कणः पानी की बूँद, कष्टकः 
(छोटी नाक वाला) घड़ियाल, --किरातः घड्याल, 
--क्कीशः, --कूरमः कछ्वा, --केशरः नींबू का पेड़, 
---क्रिया पितृ तर्पण, पितरों को जलदान,--ग्,-“चर, 
--खारिन्‌ (बि०) जल में रहने वाला, जलचर, 
--घनः ओला,--चत्दरम्‌ झोल,--ज जल में उत्पन्न, 
जलज (विप० स्थरूज)--सुगंधीनि च माल्यानि स्थल- 
जान्यम्बुजानि च--रामा० (जः) 1. चन्द्रमा, 2. कपूर 
3. सारस पक्षी 4. शंख, (जम्‌) 1. कमल, -इंदीवरेण 
नयनं मुखमम्बुजेन --श्युंगार? ३, 2. इन्द्र का वज, 
“भू, आसन: कमल से उत्पन्न देवता, ब्रह्मा, आसना 
लक्ष्मीदेवी,--जरमन्‌ (नपुं०) कमल, (पुं०) 1. 
चन्द्रमा 2. शंख 3. सारस पक्षी,--तस्करः जलचोर, 
सूर्य, --ब (वि०) जल देने वाला (--वः) बादल-- 
नवाम्बुदानीकमुह॒र्तलांछने---रघु ० २।५३,--घरः । 1. 
बादल --वशिनवचाम्बूधराइच योन॑यः--कु० ४।४३, 
शरत्प्रमुष्टाम्बुधरोपरोध: रघु० ६।४४, 2. अबरक, 
-+भिः 1. पानी का आशय, जलपात्र, -अम्बुधिघेट:-- 
सिद्धा०, 2. समुद्र, -क्षार” भर्तृ० २।६, 3. चार की 
संख्या,---निधिः पानी का खजाना, समुद्र, --देवासुरेर- 
मृतमम्बुनिधिमंमन्थ---कि० ५1३०, ---प (वि०) पानी 
पीने वाळा (--पः) 1. समुद्र 2. वरुण--जल का 


स्वामी,--पातः जलधारा, जलप्रवाह, नदी या झरना 
गङ्काम्बुपातप्रतिमा गृहेभ्यः भट्टि १।८, --असाढः, 
--प्रसादनम्‌ कतक, निर्मली का पेड--फलं कतकवृक्षस्य 
यद्यम्बुप्रसादकम्‌, न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति 
1. --भवम्‌ कमल,--भूत्‌ (पु०) 1. जलवाहक, बादल 
2. समुद्र 3. अबरक,--मात्रज (वि०) जो केवल जल 
में ही उत्पन्न हो (--जः) शंख--मुच्‌ (पुं०) बादल, 
-ध्वनितसूचितमम्बुमुचां चयम्‌--कि० ५॥१२,--राजः 
1. समुद्र 2. वरुण,-_राशिः जलाशय या पानी का 
भंडार, समुद्र--त्वयि ज्वलत्यौर्व॑मिवाम्बुराशौ--श० 
३1३, चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि:--कु० २६७, 
रघु० ६५७, ९८२, - रुह. (नप्‌०) 1. कमल 2. 
सारस,--शहः,--रुहम्‌ कमल-विपुलिनाम्बुरुहा न सरि- 
दघ:--कि ० ५।१०,-शेहिणी कमल,--वाहुः 1. बादल 
-तडित्वन्तमिवाम्बुवाहम्‌-कि० ३1१, भर्तुमित्रं प्रियम- 
विधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌--मेघ० १०१, 2. झील 
3. जलवाहक,--वाहिन्‌ ( वि०) पानी ले जाने वाला 
(-युं)) बादल,---बाहिनी काठ का डोल, एक 
प्रकार का पानी उलीचनें का बर्तन-बिहारः जल क्रीडा, 
--बेतसः एक प्रकार का वेत, नरकुल जो जल में पैदा 
होता है,--सरणम्‌ जलप्रवाह, जळघारा,--सपिणी 
जोक --सेचनी जल छिड़कने का पात्र । 

अम्बुमत्‌ (वि०) [अम्बु+मतुप्‌] पनीला, जिसमें जल हो, 
--ती एक नदी का नाम । 

अभ्बूकृत (वि०) [अम्बु +च्चि+-क्ृ )- क्त] बड़ बड़ाया हुआ, 
होठों को बन्द करके अस्पष्ट रूप से कहा हुआ, मुंह 
में ही कहा हुआ, मुंह से थूक उछालते हुए कहा हुआ । 
--तम्‌ बड़बड़ाने का शब्द, भालू के गुरनि का 
शब्द--दषति कुहरभाजामत्र भल्कूकयूनामनु रसित 
गुरुणि स्त्यानम्बूक्ृतानि--उत्तर० २।२१, मा० ९।६ 
महावी ० ५४१ | 

अम्भ्‌ (म्वा० आ०)[अम्भते, अम्भित | शब्द करना, आवाज 
करना । 

अम्भस्‌ (नपुं०) [आप्‌ (अम्भ्‌) +-असुन्‌] 1 जल--कथमप्य- 
म्भसामन्तरानिष्पततः प्रतीक्षते--कु० २।२७, स्वेद्यमा- 
मज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति--शि० २।४५, 
अम्भसाकृतम्‌ --जल द्वारा किया हुआ, पा० ६।३।३, 
2. आकाश 3. जन्मकुंडली में लग्न से चोथा स्थान । 
सम०,-ज (वि०) जल में उत्पन्न (-जः) 1. चन्द्रमा 
2. सारस पक्षी, (-जम्‌) कमल--बाले तब मुखां- 
म्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ --श्एंगार० १७, इसी प्रकार 
पाद”, नेत्र”, “खंड:-डम्‌ कमलों का समूह--कुमुदवः 
समपश्रि श्रीमदम्भोजखण्डम्‌-शि० ११६४, “जन्मन्‌ 
(पुं), ¬जनिः-योनिः कमलोत्पन्न देवता, ब्रह्मा की 
उपाघि,--अत्मन्‌ (नपूं०) कमल, दः, धरः बादल, 


( 


“-थि:ः/-निधि:,-राशिः जल का भंडार, समुद्र--संभू- 
याम्भोबिमभ्येति महानद्या नगापगा-शि० २1१०० 
यादवाम्भोनिधीन्हुन्धे वेलेव भवतः क्षमा -५८, इसी 
प्रकार अम्भसां निधिः, शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां 
विधिः-शि० ११२०, "वल्लभ: मूंगा,--रुह (नपुं०-द) 
“रुहम कमल-- हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्वाप्यो धाम 
सोंप्रतमु--कु० २1४४, (पुं) सारस पक्षी,--सारम्‌ 
मोती,--सुः घुआं, अंधकार । 

अभ्भोजिनी[ अम्भोज + इनि--डीप्‌ [1.कमरूका पौधा, कमलों 
का समूह,---"वननिवासविलासम्‌--भतं० २1१८ 
कमलों का समूह 3. वह स्थान जहाँ कमल बहुतायत 
मे हों । 

अभ्भय (वि०) [स्त्री०--यी] [अपू--मयट्‌] जलीय, या 
जल से बना हुआ! 

अम्ननम्तु० आम्र । 

अम्ल (वि ० ) [अम्‌ - क्ल्‌ -+- अच्‌ ]1.खट्टा, तीखा,--कटवम्ल- 
टवणात्युप्णतीधणरूक्षविदाहिनः (आहाराः) --भग० 


८८ 


१७॥९,- म्लः खटास, तीखापन, ६ प्रकार के रसों में 


से एक, 2. सिरका 3. नोनिया साग, इमली, 4. नीबू 
का वृक्ष 5. उद्वमन । सम०--अक्त (वि०) खट्टा 
किया हुआ,--उद्गारः खट्टी डकार,--केशरः चको- 
परे का वक्ष,--गंधि(वि०) खटटी गंघ वाला,--गोरस: 
सट्टी छाछ,--- जंबीर:,-निबकः नींव का वक्ष,--पित्तम 
एक रोग जिसमें आहार आमाशय में पहुँच कर अम्ल 
हो जाता है, खट्टा पित्त,--फलः इमली का वक्ष, 
(जलम्‌) इमली,---रस (बि०) खट्टे स्वाद वाला 
(-स:) खटास, तेजाबी अंश,--वृक्षः इमली का वक्ष 
-“सारः नींबू का पौधा,---हरिद्रा आंवाहल्दीका पौधा । 

अम्लकः [अम्ल-|-कन्‌ (अल्पार्थे } ] लकुच, बडहर । 

अम्लान (वि०)[न० त०] 1. जो मुझाया न हो (पुष्पादिक) 
2. स्वच्छ, साफ उज्ज्वल (चेहरा), निर्मळ, बिना 
बादलों का,--पदार्थन्यायवादेषू कणोऽप्यम्लानद्शनः 
“+नः वाणपुष्पतृक्ष, दृपहरिया । 

अम्लानि (वि०) [न० व०] सशक्त, न मुझनि वाला,--नि 
स्त्री) [न° त०] 1. शक्ति 2. ताजगी, हरियाली । 

अम्लानिन्‌ (वि०)[न० त०] स्वच्छ, साफ,- नी बाणपुष्प- 
वृक्षो का समूह । 

अम्लि (म्ली) का [अम्ला!-कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌, अम्ल -- 
डप्‌ 
उकार 2. इमली का वक्ष । 

अस्लिमन्‌ (पुर) [अम्ल -- इमनिच्‌] खटास, खट्रापन । 

अय्‌ !भ्वा०आ०; [कई बार भी, प०, विशेषतः 
अन्तर्‌ अन्तःप्रवेशञ करना, हस्तक्षेप करना,--दर्दरक 

२पसृत्यान्तग्यति --मृच्छ० २, अस्युद्‌? 


टापू वा| 1. मंह का खट्टा स्वाद, खट्टी | 


उद्‌ उपसर्ग ; 
के साथ [अयते, अयांचक्र, अयितुम्‌, अयित | जाना । | 


1. निकलना ! 


) 


(जैसा कि चन्द्रमा, सूरज) 2. फलना-फूलना, समृद्ध 
होना, उद्‌? 1. निकलना, उगना(जैसा कि सूर्य)-उदयति 
हि शशाङ्क: कामिनीगण्डपाण्डु:--मृच्छ० १५७, 2 
प्रकट होना, दिखलाई देना-- मुहूर्तो यज्ञियः प्राप्तश्चो- 
दयन्तीह याजकाः-महा० 3. फूटना, उदय होना, जन्म 
लेना, उत्पन्न होना-तदोदयेदन्यवघूनिषेधः---नै० 
३1९२, यथाग्नर्धूम उदयते--शत०, परा? (रा कोला 
हो जाने पर) भागना, वापिस होना, भाग जाना । 

अयः [इ+अच्‌] 1. जाना, चलना, फिरना (अधिकतर 
समास में--अस्तमय), 2. पूर्वजन्म के अच्छे कृत्य 
3. अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत--शुद्धपाष्णिरयान्वितः 
-~रघु० ४।२६,4. खेलने का पासा । सम:०--अन्वित, 
अयबत्‌ (वि०) सौभाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला 
>खसुलभे: सदा नयवताऽयवता~कि० ५२० । 

अयक्ष्मम्‌ स्वास्थ्य का होना, नीरोगता । 

अयज्ञ (वि०) [ न० ब० ] यज्ञ न करने वाला--ज्ञः [ न० 
त० ] यज्ञ का न होना, बुरा यज्ञ । 

अयज्ञिय (वि०) [ न० त° ] 1. जो यज्ञ के योग्य न हो 
(जैसा कि उड़द) 2. जो यज्ञ करमे का अधिकारी न 
हो (जैसा कि यज्ञोपवीत से हीन बालक) 3. लौकिक, 
गंवारू । 

अयत्न (वि०) [ न० ब० | बिना ही यत्न किये होनेवाला 
लाए पटवासतां-रघु० ४।५५---त्नः (न० त०) श्रम 
या उद्योग का अभाव, अयत्नेन, त्नतः-त्नात्‌, अना- 
यास, बिना परिश्रम के, आसानी से, तत्परता के साथ । 


अयथा (अव्य०)[ न० त० ] जिस प्रकार होना चाहिए वैसे 
न होना, अनुपयुक्त रूप से, अनुचित इंग से, गलत 
तरीके से । सम०- अर्थ (वि०) 1. जो नितांत भाव 
के अनुकूल न हो, अर्थहीन, भावरहित 2. असंगत 
अयोग्य, मिथ्या श० ३।२, अशुद्ध, गलत--अनुभवो 
द्विविघो यथार्थोऽयथार्थशच-तर्क सं०, अनुभवः अशुद्ध 
या असत्य ज्ञान, गलत भाव,--इष्ट (वि०) 1. जो 
इच्छानुकूल न हो, नापसंद 2. अपर्याप्त, नाकाफी 
--उचित (वि०) अयुक्त, अनुययुक्त,-तथ(वि०)1. जो 
जैसा होना चाहिए वैसा न हो, अयुक्त, अनुपयक्‍त 
अयोग्य,-इदमयथातथं स्वामिनञ्चेष्टितम्‌-वेणी० २ 
2. अर्थहीन, व्यर्थ, लाभरहित (--थम्‌) (अव्य०) 1. 
अयुक्तता के साथ, अनुपयुक्तता के साथ, 2. व्यर्थ, 
अकारथ, बेकार,--तद्गच्छति अ°--मनु० ३।२४०. 
तथ्यम्‌ अनुपयुक्तता, असंगतता, व्यर्थता,--द्योतनम्‌ 
आशातीत घटना का होना,--बुर,--पूर्व (वि०) 
पहले कभी न हुआ हो,अभूतपूर्व, अनुपम.-वृत्त(वि०) 
गलत तरीके से कार्य करन वाला,---झास्त्रकारिन 
(वि०) शास्त्रानुकूल कार्य न करने वाला, अधामिक 
-अयथाशास्त्रकारी च न विभाग पिता प्रभुः-नारद० । 


( 


अयथावत्‌ (अव्य०) गळती से, अनुचितरीति से । 
अथनम्‌ | अय्‌-]- ल्युट्‌ | 1. जाना, हिलना, चलना, जैसा कि 
रामायणम्‌' में 2. राह, पथ, मार्ग, सड़क--अगस्त्य- 
चिह्लादयनात्‌--रघु० १६।४४, 3. स्थान, जगह, घर, 
4. प्रवेशद्वार, व्यूह में प्रवेश करने का मार्ग-अयनेषु च 
सर्वेषु यथाभागमवस्थिता:--भग० १1११ 5. सूर्य का 
मागं, सूये की विषुवत्‌ रेखा से उत्तर या दक्षिण की 
ओर गति, 6. (अत एव) इस मार्ग का अवधि-काल, 
छः मास, एक अयनबिदु से दूसरे जला तक जाने 
का समय--दे ० उत्तरायण, दक्षिणायन, 7. विषुव और 
अयनसंवंघी बिन्दु,--दक्षिणम्‌ अयनम्‌-शिशिरक्रतु का 
अयन; उत्तरम्‌ अयनम्‌-ग्रीष्म अयन 8. अन्तिमम्‌ क्ति 
-~नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय-श्वेता» । सम०--कालः 
दोनों अयनों के मध्य की अवघि (दोनों अयनों का 
संघिकाल) ,--वृत्तम्‌ ग्रहणरेखा । 
अयन्त्रित (वि०) [ न० त०] अनियंत्रित, जिसको रोका न 
जा सके, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला । 
अयमित (वि०) [ न० त० ] 1. अनियंत्रित, 2. जिस पर 
प्रतिबंध न लगा हो 3. जिसकी काट-छांट न की गई 
हो, असज्जित (जैसा कि नाखून आदि),--मेघ० ९२। 
अयशस्‌ (वि०) [ न० ब० | यशोहीन, बदनाम, अकीतिकर 
('अथज्ञस्क') भी इसी अर्थ में, ( नपुं०--शः ) 
बदनामी, अपकी लि, कुख्याति, अवमान, निन्दा-अयशो 
महदाप्नोति--मन्‌ ० ८।१२८, किमयशो ननु घोरमतः 
परम्‌--उत्तर० ३।२७, स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम्‌--- 
रघु० ६।४१, । सम०--कर (वि०) (स्त्री०--री) 
बदनाम, कलंकी । 
अयज्ञस्थ (वि०) [ न० त० ] बदनाम, कलंकी । 
अयस्‌ (नपुं) [ इ--असुन्‌] 1. लोहा,--अभितप्तमयोऽपि 
मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिषु--रघु० ८४३, 2. 
इस्पात, 3. सोना, 4. घातु, 5. अगर नामक लकड़ी । 
ˆ (पुं)) अग्नि। सम०--अग्रम,--अग्रकम्‌ हथौड़ा, 
मुसल,-कांडः 1. लोहे का बाण 2. बढ़िया लोहा 3. लोहे 
का बड़ा परिमाण,--कान्तः (अयस्कान्तः) 1. चुंबक, 
चुंबक पत्थर,---गम्भोर्यतध्वमाक्रष्टुमयस्कान्तेन लोह- 
वतू,-कु० १।५९ स चकर्ष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ 
--रघु० १७।६३, उत्तर० ४२१, 2. मूल्यवान्‌ पत्थर, 
मणिः चुंबक पत्थ र-अगस्कान्तमणिशलाकेव लोहघातु- 
मन्तःकरणमाक्ृप्टवती-मा० १,-कारः लुहार, लोहे का 
काम करने वाला,-कोटम्‌ लोहे का जंग या मुर्चा-कुंभः 
लोहे का बर्तन, इंजिन का बायलर आदि, इसी प्रकार 
--पात्रमु,--घनः लोहे का हथौड़ा--अयोघनेनाय 
इवाभितप्तम्‌ -रघु० १४॥३३,--चूर्णम्‌ लोहे का चूरा, 
--जालम्‌ लोहे की जाली,-दंडः लोहे की मुद्गर,-धातुः 
लोहबातु--उत्तर० ४1२१,--प्रतिमा लोहे की मूर्ति, 
१२ 


८९ ) 


--मरूम्‌ लोहे का जंग, इसी प्रकार "रजः "रसः, 
-मुखः लोहे की नोक लगा हुआ बाण-भेतस्यत्यजः कुम्भ 
मयोमुखेन रघु० ५।५५,--अंकुः 1. लोहे की बर्छी 2. 
लोहे की कील, नोकदार लोहे की छड़--रघु० १२।९५, 
--शूलम्‌ 1. लोहे का भाला 2. प्रबल साधन, तीक्ष्ण 
उपाय-सिद्धा०, (तु० आयःशूलिकः काव्य ० १०, अयः- 
शूलेन अन्विच्छतीत्यायःशूलिकः) „हृदय (वि०) 
लौह-हुदथ, कठोर, निष्ठुर, सुहूदयो हृदयः प्रतिगर्ज- 
ताम्‌ रघु० ९।९। 

अयस्मय (अयोमय) (नपुं०) [ स्त्री०-यी ] [ अयस्‌-- 
मयट्‌ ] लोहे या और किसी धातु का बना हुआ । 

अयाचित (वि०) [ न० त०] न मांगा हुआ, अप्राथित 
(भिक्षा, आहार आदि)--अमृतं स्याद याचितम्‌-मनु० 
४॥५,--तम्‌ अप्राथित भिक्षा । सम०---उपनत,--उप- 
स्थित बिता निमंत्रण या प्रार्थना के पहुंचा हुआ,-- 
अयाचितोपम्थितमंबु केवलम्‌ -कु० ५।२२,--बृत्तिः 
विना मांगी या अप्राथित भिक्षा पर जीवित रहना । 

अयाज्य (वि० ) [ न० त० ] 1. (व्यक्ति) जिसके लिए 
यज्ञ नहीं करना चाहिए, या जो यज्ञ करने का 
अधिकारी न हो (शूट्रादिक ), 2. (अत एव ) जाति- 
बहिष्कृत, पतित 3. यज्ञ करने का अनधिकारी। 
सम०--याजनम्‌,--संयाञ्यम्‌ उस व्यक्ति के लिए 
यज्ञ करना जिसके लिए किसी को यज्ञ नहीं करमा 
चाहिए--मनु० ३।६५, ११।६० । 

अयात ( वि० ) | न० त० ] न गया हुआ, । सम०---याम 
(वि०) जो वासी न हो, ताजा, जो उपयोग में आने 
के कारण जीर्ण-शीणे न हुआ हो, मं च यौवनम्‌ 
--दश० १२३, ताजा, खिला हुआ । 

अयाथाथिक .(वि०) [ स्त्री०--की ] [ न० त० ] 1. जो 
सत्य न हो, न्याय विरुद्ध, अनुचित 2. अवास्तविक, 
असंगत, बेतुका । 

अयाथाथ्यंम्‌ [ न० त० ] 1. अयोग्यता, अशुद्धता 2. बेतुका- 
पन, असंगतता । 

अयानम्‌ [ न० त० ] 1. न जाना, न हिलना-डुलना, ठहरना, 
टिकना 2. स्वभाव । 

अथि ( अव्य० ) [ इ+ इनि ] 1. मित्रादिकों के प्रति नम्र 
संबोधन, ओह, ए, अरे आदि सामान्य संबोधन बोधक 
अव्यय, --अयि विवेकविश्रांतमभिहितम्‌ --मालवि० 
१, अयि भो महषिपुत्र--श० ७, अयि विद्युत्रमदानां 
त्वमपि च दुःखं न जानासि--मृच्छ० ५।३२,दे० 
भामि० १।५, ११,४४ । 2. प्रार्थना या अनु- 
रोघ बोधक अव्यय - अयि संप्रति देहि दर्शनम्‌--कु० 
४।२८, प्रोत्साहन तथा अनुनय के अन्न में भी--अथि 
मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वंगि यदि मनाक्कुरुपे--भामि० 
२1१५०, 3. सामान्य सानुग्रह-पृच्छा द्योक अव्ययत 


( 


-अयि जीवितनाथ जोवसि--कु० ४।३,--अयीदमेवं 
परिहास:---५1६२ । 

अयुक्त (वि०) [न०त०] 1. जो जुता न हो, या जिस 
पर जीन न कसा गया हो, 2. जो मिला हुआ न हो, : 
संबद्ध या संयुक्त न हो 3. जो भक्त या घामिक न हो. 
ध्यान रहित, उपेक्षाशील 4. अभ्याससापेक्ष, अनभ्यस्त, 
जो नियुक्त न हुआ हो, बृद्धि, चार-5. अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयुक्त--अयुक्तोञ्यं निर्देश:--पा० ४।२। 
६४, महा? 6. झूठ, गळत । सम०- कृत्‌ अनुचित 
या गळत काम करने वाला,--पदार्थः शब्द का वह 
अर्थ जो दिया न गया हो, जैसे कि 'अपि' शब्द,--रूप 
(वि०) असंगत, अनुपथुक्त,--अयुक्तरूप॑ किमतः परं 
बद--कु० ५५९ । 

अयुभध-गल (वि०) [न० त° | 1. पृथक्‌, अकेला 2. ऊबड़- 
खाबड, विषम । सम ०---अचिस्‌ (पुं०) आग,--नेत्र:--- 
नयनः,-- शारः दे० अयुग्म के अन्तर्गंत,--सप्तिः सात 
घोड़ों बाला, सूर्य । 

अयुगपद्‌ (अव्य०) [ न० त० | 1. सब एक साथ नहीं, 
क्रमशः यथाक्रम, । सम०---ग्रहणम्‌--क्रमपूर्वक सम- 
झना,--भाषः असुक्रम, आनुक्रमिकता । 

अधम [ वि०) [ न० त०] 1. अकेला, न्यारा 2. निराला, 
विषम, (संख्या), । सम०--छदः,--पत्र: सप्तपर्ण 
नामक पौधा, --नयनः,---नेत्रः,--लोचनः विषम (३) 
आँखों वाला, शिव---कु ० ३।५१।६९,--बाणः,-- झर: 
विषम (५) बाणों बाळा, कामदेव,--बाहः,--सप्तिः 
सात घोड़ों बाला सूर्य । 

अभुज्‌ (वि०) [ न० त० | निराला, विषम ( विप० युज्‌ 
न्य्सम) । सम०--इषुः,-- बाण:,--शरः पांच बाणों 
वाला, कामदेव,-- छदः--सप्तपर्ण:---ववु रयुकूछद- 
गुल्छसुगन्धयः---शि ० ६।५०,--पलाशः:-- सप्तपलाश:, 
“>“पाद,-- यमकम्‌ पहले और तीसरे पाद में भिन्न 
अर्थों वाले एक से अक्षर रखने वाला अनुप्रास का एक 
भेद,--नेत,--लोचन, --अक्ष,---शक्षित शिव । 

युत ( वि०) [न० तऽ] न मिला हुआ, पृथककृत, 
असंबद्ध,--तम्‌ दस हजार, दस सहस्र की संख्या । 
सम०--अध्यापकः अच्छा अध्यापक,--सिद्ध (वि० ) 
(वैशे० में) अपृथक्करणीय, अन्तनिहित,-- सिद्धिः 

{ स्त्री ) ऐसा प्रमाण जिससे निश्चय हो कि 

कुछ वस्तुए तथा मान्यताएं अपृथक्करणीय, तथा 

अन्तहित हूँ । 

(अव्यय) [ इ--एच्‌ |] 1. संबोधनात्मक अव्यय ग्रा 


९० 


अ 


द्योतक अव्यय--(क) ओह, अबे आदि अब्दों में 
अनूदित आश्‍चर्य तथा विस्मय की भावना,-अये 


) 


मातलिः--श° ६ (ख) उदासी, खिन्नता--अये देव- 
पादपद्मोपजीविनोऽवस्थेयम्‌-मुद्रा० २, शोक (य) 
क्रोध (घ) खलबली, क्षोभ (ङ) प्रत्यास्मरण (च ) 
भय (छ) थकाबट । 

अयोगः [ न० त० | 1. अलगाव, वियोग, अन्तराल 2. 
अयोग्यता, अनौचित्य, असंगति 3. अनुचित संबंध 4. 
विधुर, अनुपस्थित प्रेमी या पति 5. हथौड़ा (अयोग्र 
तथा अयोघन) 6. अरुचि । 

अयोगवः (स्त्री ०-- वा,--वी ) | अय इव कठिना गौर्वाणी 
यस्य--ब० स० नि० अच्‌ ] शूद्र पिता और वइ 
माता की सन्तान दे० आयोगव । 

अयोग्य (वि०) | न० त०] जो योग्य न हो, अनुः 
पयुक्त, निरर्थक । “ 

अयोध्य ( वि०) [ न०त%] जिस पर आक्रमण न 
किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके, 
अद्यायोध्या महाबाहो अयोध्या प्रतिभाति नः 
-~रामा०,--ध्था सरयू नदी के तट पर स्थित बर्तमान 
अयोध्या नगरी, रघुवंश में उत्पन्न सूर्यवंशी राजाओं 
की राजधानी । 

अयोनि (वि०) [न०ब०] 1. अजन्मा, नित्य,--जगद्योनिरयो- 
निस्त्वम्‌--कु० २१९ 2. जो कोख से उत्पन्न न हो, 
अधर्म अथवा अवैध रूप से उत्पन्न,--निः ( स्त्री०} 
[न० त० ] जो योनि न हो,-निः ब्रह्मा, शिव, ! 
सम०,--ज,--जन्मन्‌ (वि०) जो जरायु से न जन्म, 
हो, सामान्य जन्मपद्धति के अनुसार जिसने जन्म न 
लिया हो--तनयाम्‌ अयोनिजाम्‌--रघु० ४८, कन्या- 
रत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते--महावी ० १।३०, “ईशः 
ईश्वरः शिव, (--जा) --संभवा जनक को पुत्री सीता 
जो कि खेत के खूड से उत्पन्न हुई थी । 

अयौगपद्यम्‌ [ न० त० ] समकालीनता का अभाव । 

अयौगिक (वि०) [ स्त्री०--की ] [न० त० ] व्याकरण के 
नियमानुसार जो शब्द व्युत्पन्न न हो । 

अरः [ ऋ-अच्‌ | पहिये के अरे या पहिये का अधेव्यास 
("रं भी) - अरैः संधार्यते नाभिः नाभौ चाराः प्रति- 
ष्ठिताः--पंच० १।८१, | सम०--अंतर (ब० व०) 
अरों का अन्तराल--विक्रम० १॥४,--घट्ट:/--घट्टेकः 
1. रहट जिसके द्वारा कुएँ से पानी निकाला जाता है 
“घटी रहट में प्रयुक्त किया जाने वाला डोल,--कूप- 
मासाद्य “टीमार्गेण सपंस्तेनानीतः--पंच० ४, 2. गहरा 
कुआँ । 

अरजस्‌, अरज, अरजस्क (वि०) [न० ब० ] 1. धूल या 
गर्द से रहित, साफ स्वच्छ (आलं० भी) 2, रज या 
वासना से मुक्त 3. जिसे मासिक घर्म न होता हो, 
(स्त्री--आः) वह कन्या जिसे अभी रजोधर्म आरंभ 
नहीं हुआ । 


( 


अरज्जु (वि०) [ न० ब० ] जिसमें रस्सियां न लगी हों, 
रस्सियों से विरहित; (नपुं०) कारागार । 
अरणिः (पुं०,स्त्री०) | स्त्री०--णी ] शमी की लकड़ी 
का टुकड़ा, जिसके घर्षण से यज्ञ के अवसर पर अग्नि 
जलाई जाती हे, आग उत्पन्न करने वाली लकड़ी-- 
तु०, पंच० १२१६,--णी (द्वि० व०) यज्ञाग्नि प्रज्व- 
लित करने के लिए लकड़ी की दो समिधाएँ,--णिः 1. 
सूर्य, २ आय 3. फलीता, चकमक पत्थर । 
अरण्यम्‌ (कई बार पुं० भी) [ अर्यते गम्यते शेषे वयसि- 
[-अन्य | जंगल, बन, उजाड, --प्रियानाशे कृत्स्नं 
किल जगदरण्यं हि भवति--उत्तर० ६1३०, माता यस्य 
गहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी, अरण्यं तेन गन्तव्यं 
पथारण्य तथो गरम चाण० ४४, जंगली, जगल म 
उत्पन्त (यदि समस्त पद का प्रथम खण्ड हो) 


बीजम्‌ जंगली बीज, इसी प्रकार “मार्जार, मषकः । | 


सम०---अध्यक्षः वन की देख रेख करने वाला, 
राजिक,---अयनम्‌,---यानम्‌ जंगल में चले जाना, 
वानप्रस्थ छेना,-ओकस,--सद्‌ (वि०) 1. अरण्यवासी, 
जंगल में रहने वाला--वैक्लब्यं मम तावदीदुशमपि 
स्नेहादरण्यौकसः--श० ४५, 2. विशेषतः वह जिसने 
अपना परिवार छोड़ दिया हो और वानप्रस्थी हो गया 
हो, जंगल में रहने वाला,-कदली जंगली केला,--गज 
जंगली हाथी (जो पालतू न हो),-चटकः जंगली चिड़िया 
--चंद्रिका (शा०) जंगल भें चन्द्रमा का प्रकाश 
(आलं०) निरर्थक श्यंगार या आभूषण, ऐसा बनाव- 
सिगार जिसे कोई देखने-सराहने वाला न हो, इसी 
लिए मल्लिनाथ--स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेष:--- 
कु० ७।२२, पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं--अन्यथा- 
ऽरण्यचन्द्रिका स्यादिति भावः; --चर (“ष्येचर भी) 
--जीव (वि०) जंगली,--ज (वि०) वन्य, धमं 
जंगली अवस्था या प्रथा, जंगली स्वभाव,--तथारण्य- 
धर्माद्वियोज्य ग्राम्यधर्मे नियोजित:--पंच० १,-- 
नुपतिः--राज्‌ (द्‌) --राजः जंगल का स्वामी, सिह 
या व्या का विशेषण, इसी प्रकार-अरण्यानां 
पति:,--पंडितः 'वन मे विद्वान्‌' (आलं०) मूर्खं पुरुष 
जो वन में ही (जहाँ कोई सुनने-टोकने वाला नहीं 
होता) अपना पांडित्य प्रकट कर सके; --भव (वि०) 
जंगल में उत्पन्न, जंगली,--मक्षिका डांस,--यानम्‌ 
जंगल में चले जाना,--रक्षकः अरण्यपाल,---रुदितम्‌ 
(“ण्येट) जंगल में रोना, अरण्यरोदन, (आलं०) 
ऐसा रोना जिसे कोई सुनने वाला न हो, निष्फल 
कथन--अरष्ये मया इदितम्‌--श० २, प्रोक्तं श्रद्वावि- 
हीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ --पंच० १।३९३, तदलमघु- 
नारण्यरुदितै:---अमरु० ७६,--बायसः जंगली कौवा, 
पहाड़ी कौवा,--वासः,--समाश्रयः जंगल में चले जाना, 


९१ ) 


जंगल में आवास,--बासिन्‌ (वि०) जंगल में रहने 
वाला (पुं०) अरण्यवासो, वानप्रस्थी,--विलपितम्‌, 
न विलापः (ण्ये?) = रुदितम्‌ --इवन्‌ (पु०) जंगली 
कुत्ता, भेडिया,--सभा जंगल की कचहरी । 

अरण्यकम्‌ [ अरण्यञ-कन्‌ ] जंगछ, बन । 

अरभ्पानिः-नो (स्त्री) | अरण्यञ-आनुक्‌ डीप्‌ च ] एक 

बड़ा जंगल, या बीहड़ मरुभूमि, विस्तृत उजाड़ । 

अरत (वि०) [ न० त° ] 1. मन्द, विरक्त, अनासक्त 2 
असंतुष्ट, तुष्टिरहित, पराङमुख,--तम्‌ अमैथुन । 
सम०--त्रष (वि०) मेथुन करने में न लजाने वाला 
(षः) कुत्ता (गलियों में बिना किसी प्रकार की 
लज्जा के मथुन करने वाला) । 

अरति (वि०) [ न० ब० ] 1. असन्तुष्ट 2. सुस्त, निढाल, 
—तिः (स्त्री) [ न० त°] 1. आमोद-प्रमोद का 
अभाव (प्रेम की प्रबल उत्कण्ठा से पैदा होने वाला), 
--स्वाभीष्टवस्त्वलोभेन चेतसो या ऽनवस्थितिः अरतिः 
सा--सा० द० 2. पीड़ा, कष्ट 3. चिन्ता, खेद, बेचैनी, 
क्षोभ,--संघत्ते भूशमरति हि सद्वियोगः कि० ५।५१, 
4. असन्तोष, संतोषाभाव, 5. निढालपना, सुस्ती 6. 
एक पैत्तिक रोग । 


अरत्निः (पुं० स्वी०) [ऋ--कत्नि=रत्निः, स नास्ति यत्र] 
1. कुहनी, कई बार मुक्का, 2. एक हाथ की माप, कुहनी 
से कानी उंगली के छोर तक की माप, लंबाई नापने 
का पैमाना--अरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना-अमर?, 
मध्यांगुलिकूर्परयोर्मध्ये प्रामाणिकः करः, बद्धमुष्टिकरो 
रत्निररत्निः सकनिष्ठिकः । हला०, कि० १८।६, । 

अरत्निकः [ अरत्निञ-कन्‌ ] कुहनी । 

अरम्‌ (अव्य०) [ ऋ--अम्‌ | 1. तेजी से, निकट, पास ही 
उपस्थित 2. तत्परता के साथ । 

अरमण, अरममाण (वि०) [ न० त० ] 1. जो सुखकर न 
हो, असन्तोषजनक, अरुचिकर 2. अविराम, अनवरत । 

अररम्‌ [ ऋ-{-अरन्‌ ] किवाड़ का दिला-सरभसमरराणि 
द्रागपावृत्य महावी ० ६।२७,(--रः-री, भी) -चञ्च्‌- 
कोटिविपाटिताररपुटो यास्याम्यहं पञ्जरात्‌--भामि० 
१।५८, 2. ढक्कन, म्यान,--रः आरी । 

अररे (अव्य०) [ अर--रा--के ] (क) बड़े उतावलेपन 
(ख) तथा घृणा और अवज्ञा को प्रकट करने वाला 
संबोधन बोधक अव्यय--अररे महाराजं प्रति कुत 
क्षत्रिया:--गण० । 

अरविन्दम्‌ [ अरान्‌ सक्राङ्गानीव पत्राणि विन्दते--अर-- 
विन्द्‌ ‡-श्च ] 1. कमल (कामदेव के पाँच बाणों में से 
एक--दे ० 'पंचञ्जाण' के नीचे) -शक्‍यमरविन्दसुरभि:--- 
श० ३।६, यह सूये-कमल हँ---तु ० सूर्याशुभिभिन्‍्नमिवा र- 
बिन्दम्‌-कु० १।३२; स्थल, चरण”, मुख” आदि 
2. लाळ या नील कमल,--दः 1. सारस पक्षी, 2 


( 


तांबा । सम०--अक्ष (वि०) कमल जैसी आंखों 
वाला, विष्णू की उपाधि,--दलप्रभम्‌ तांवा,--नासिः, 
नामै; विष्णु,-हृदयो मदीये देवश्चकास्तु भगवानर- 
विन्दनाभ:---भामि० ४|८,--सद्‌ (पुं०) ब्रह्मा 1 

अर्राबन्दिनी [ अरविन्द+इनि--छीपू | 1. कमल का पौधा 
--प्रपीतमधुका भृङ्गैः सुदिवेवारविन्दिनी--भट्ठि० 
५।७०, 2. कमल फूलों का सुमूह 3. वह स्थान जहाँ 
कमल बहुतायत से होते हों । 

अरस (वि०) | न० ब० | 1. रसहीन, नीरस, फीका 

2. मंद, बुद्धिहीन 3. निर्बल, बलहीन, अयोग्य । 

अरसिक (वि०) | न० त० ] 1. रखा, रसहीन, फीका, 
बिना स्वाद का, 2. भावना या स्वाद से विरहित, मन्द, 
काव्यादि का रस लेने में असमर्थ, कविता के मर्म को 
न जानने वाला,--अरसिकेपु कवित्वनिवेदनं शिरसि 
मा लिख, भा लिख, मा लिख-उद्धटण । 

अराग, अरागिन्‌ (वि०) [न० ब०, न० त० ] शान्त, 
बासना रहित, तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे- 
वेणी० १४ । 

अराजक (वि०) [ न० व० ] बिना राजा का, जहाँ राजा 
ने हो--नाराजके जनपदे रामा०, मनु० ७1३, अराज- 
के जीवलोके दुर्बला बलवत्तरेः, पीड्यंते न हि वित्तेषु 
अभुत्वं कस्यचित्तदा । महा०, शोच्यं राज्यमराज- 
कम्‌--चाण० ५७ । 

अआराजन्‌ (पुं) [ न० त० ] जो राजा न हो! सम० 
--भोगीन (वि०) राजा के काम के अनुपयुक्त,---स्था- 
पित (वि०) जो किसी राजा द्वारा प्रतिष्ठित न किया 
गया हो, अवैध, गैरकानूनी । 

अरातिः | न० त० | 1. शत्रु, दुश्मन,--देश: सोऽयमराति- 
शोणितजढैर्यस्मिन्‌ ह्वदाः पूरिताः--वेणी० ३1३१, 
2. छ: की संख्या । सम०---भंगः शत्रुओं का नाश । 

अराल (वि०) [ ऋ-विच्‌ अरम्‌ आलाति, ला+-क ] मुडा 
हुआ, टेढा, - पादावराछांङ्गली--मालवि० २।३,--लः 
1. वक्र भुजा 2. मतवाला है।थी,--ला पुंरचली, वेश्या, 
वारांगना । सम०--केशी घुघराले बालों वाली स्त्री, 
-भित्त्वा निराक्रामदरालकेश्याः-रघु० ६।८१,- पक्ष्मन्‌ 
(वि०) मुड़ी हुई पलकों वाला--कु० ५१४९ । 

अरिः [ ऋ--इन | 1. शत्रु, दुश्मन, - विजितारिपुरःसरः -- 
रघु० १५९, ६१, ४४ 2. मनुष्य जाति का अत्र 
(मनुष्य के मत को व्याकुळ करने वाले ६ शत्रु बताये 
गये हे- कामः कधस्तथा छोभों मदमाह च मत्सरः; 
---क्रतारिषवृडरगंजयेन - कि० १।९ 3. छः की संख्या 
4. गाड़ी का भाग 5. पहिया । सम० -कर्षण (वि०) 


शत्रुओं को पीडित या पराभूत करने वाला,---कुलम्‌' 


* शत्रओं का समूह, 2 शत्र,-- घ्नः चत्रु॒ओ का नाश 
करने वाळा,~--चितनम्‌,- चिता शत्रुओं के नाश के 


९२ 


) 


लिए बनाई हुयी योजनाएँ, विदेश विभाग का प्रशासन, 
-~ चन्दन (वि०) शत्रु को प्रसन्न करने वाला, शत्रु को 
विजय दिलाने वाला,-भद्गः बड़ा शक्तिशाली शत्रु-रघु० 
१४३ १,-सुदनः,-हन्‌,हिसकः शत्रुओं का नाश करने 
वाला--रघु० ९।१८। 

अरिक्थभाज्‌, अरिक्थीय (वि०) [म० त०] जो पैतृक 
संपत्ति में हिस्सा पान का अधिकारी न हो (जैसे 
कि कोई नपुंसकता आदि अवगुणों के कारण अनधिकृत 
कर दिया गया हो) । 

अरित्रम्‌ [ऋ-इत्र] 1. डांड,- -लोलेररित्रेश्चरणैरिवाभितः 
--शि० १२।७१, 2. पतवार, लंगर । 

अरिन्दम (वि०) [अरिन-दम्‌ खच्‌, मुमागमः] शत्रुओं का 
दमन करने वाळा, शत्रु-विजयी, शत्रु को जीतने वाला । 

अरिषम्‌ [न° त० | लगातार वर्षा होना,--षः एक प्रकार 
का गुदारोग । 

अरिष्ट (वि०) [न० त०] अक्षत, पूर्ण, अविनाशी, निरापद 
ष्टः 1. बगुला, 2. जंगली कौवा 3. शत्रु 4. नाना 
प्रकार के पौधों के नाम (क) रीठे का वृक्ष (ख) 
नीम का वृक्ष 5 लहसुन,--ष्टम्‌ 1. दुर्भाग्य, अनिष्ट, 
बदकिस्मती 2. दुर्भाग्यमिश्रित अनिष्टसूचक घटना, 
अपशकुन 3. प्रतिकूल लक्षण-विशेषतः मृत्युसूचक 
~ रोगिणो मरणं यस्मादवश्यं भावि लक्ष्यते, तल्लक्षण- 
मरिष्ट स्याद्रिष्टमप्यभिधीयते 4. सौभाग्य, अच्छी 
किस्मत, सुख 5. सौरी 6. छाछ 7. मादक शराब-- 
शि० १८।७७,। सम०--गृहम्‌ सूतिकागृह,--ताति 
(वि०) सौभाग्यशाली या सुखी बनाने वाला, शुभ, 
तिः (स्त्री) सुरक्षा, सौभाग्य का उत्ताराधि- 
कार, अनवरत सुख,--तदत्रभवता निष्पन्नाशिषां 
काममरिष्टतातिमाशास्महे --महावी ० १, --मथत: 
शिव, विष्णु,-- शय्या प्रसूता का पलंग --अरिष्टशय्यां 
परितो विसारिणा--रघु० ३।१५,- सुदनः,--हन्‌ 
(पुं) अरिष्टनाशक, विष्णु की उपाधि । 

अरुचिः (स्त्रीश) [ न० त० ] 1. अनिच्छा, किसी वस्तु 
का अच्छा न लगना,-कव सा भोगानामुपर्यरुचि:-का० 
१४६ 2. भूख न लगना, स्वादू न लगना, उकता 
जाना--सन्निपातक्षयश्वासकास हिक्का रुचिप्रणुत्‌-सुश्रु ० 
3. संतोषजनक व्याख्या का अभाव । 

अरुचिर, अरुच्य (वि०) [ न० त० | भला न लगने वाला 
अरुचिकर, उकताहेट पैदा करने वाला । 

अरुज्‌ (वि०) [ न० त० | रोगमुक्त, स्वस्थ, नीरोग । 

अरुज (वि०) | न० त० | स्वस्थ, नीरोग । 

अरुण (वि०) (स्त्री-णा,-णी) [क्र--उनन्‌] 1. अर्धरक्त 
या कुछ २ लाल, भूरा, पिंगल, लाल, गुलाबी (सांध्य- 
लालिमा के विपरीत प्रभातकालीन सूर्य का रंग) 
-नयनान्यरुणानि घुर्णयन्‌--कु० ४। १२, 2. विस्मित, 


( 


व्याकुळ 3. मूक-णः 1. लाल रंग, उषा का रंग या प्रातः 
कालीन संघ्यालोक, 2. सूर्य का सारथि--मूर्त ऊषा, 
--आविष्छृतारुण पुरःसर:एकतो$केः--श० ४१, ७।४ 
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते--कु० ५१४४, रघु० 
५।७१, 3. सूर्ये-रागेण बालारुणकोमलेन कु० ३।३०, 
संसृज्यते सर सिजैररुणांशुभिन्नै:--रघु० ५।६९,-णम्‌ 1 
लाल रंग, 2. सोना 3. केसर | सम०---अग्रजः 
गरुड,--अनुज:,-अवरजः; अरुण का छोटा भाई, गरुड, 
-अचिस्‌ (पु ०) सूर्य,--आत्मजः 1. अरुण का पुत्र 
जटायु, 2. शनि, सार्वाण मनु, कर्ण, सुग्रीव, यम और 
अद्विनीकुमार (-जा) यमुना, तप्ती,--ईक्षण (वि०) 
लाल आँखों वाला--उदयः दिन निकलना, उषा, 
--यतस्रो घटिका प्रातररुणोदय उच्यते,-उपलः लाल, 
कमलम्‌ छाल कमल,--- ज्योतिस्‌ (पुं०) शिव,--प्रियः 
लाल फूल या कमलों का प्यारा, सूर्य (या) 1. सूर्य 
पत्नी 2. छाया,-छोचन (वि०) लाळ आंखों वाला (-नः) 
कबूतर,---सारथिः जिसका सारथि अरुण है, सूर्य । 


उ्रणित, अरुणीकृत (वि०) [अरुण-- क्विप्‌ (ना० धा०)-- 
क्त, अरुण -+ च्वि +-क--त ईत्वम्‌] लाल किया हुआ, 
लालरंग में रंगा हुआ, पिंगल रंग का किया हुआ 
स्तनाङ्ग रायार्शगताच्च कन्दुकात्‌--कु० ५११ । 

*म्तुद (वि०) [अरुषि मर्माणि तुदति-इति-अरुस्‌+-तुद्‌ 4 
खश्‌ मुम्‌ च] ममंस्थानों को छेदनें वाला, घायल करने 
बाला, पीडाजनक, तीक्ष्ण, मर्मवेबी-अरुन्तुदमिवालान- 
मनिर्वाणस्य दन्तिनः--रघु० १७१, कि० १४५५, 
2. तीक्ष्ण, उग्र कटुस्वभाव । 

अइन्डती | न रुन्धती प्रतिरोवकारिणी] 1. वशिष्ट की 

पत्नी-अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेत्र हविर्भुजम्‌ -- 
रघु० १।५६, 2. प्रभात कालीन तारा, वशिष्ठ की 
पत्नी, सप्तरषिमंडल का एक तारा (पुराणों के अनुसार 
वशिष्ठ सप्तवियों में एक हैं तथा अरुन्धती उनकी 
पत्नी । अरुन्धती, कर्दम प्रजापति की (देवहृति से 
उत्पन्न) ९ पुत्रियों में से एक थी । वह दाम्पत्य-महत्ता 
का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, भार्योचित भक्ति के कारण 
विवाह संस्कारों म॑ वर के द्वारा उसका आवाहन किया 
जाता हूँ । स्त्री होते हुए भी उसको वही सम्मान 
दिया गया हूँ, जो सर्प्ताषयों को तु० कि० ६।१२, 
अपने पति की भांति वह भौ रघुवंश के अपने निजी 
विभाग की निर्देशिका और नियंत्रिका रही, राम से 
परित्यक्त सीता का निर्देशन देवदूत के रूप में उसी ने 
किया! कहते है कि जिनका मरण-काल निकट हो, 
उन्हें असंधती तारा दिखलाई नहीं देता--हि० 
११७६) । सम०-जानिः,-नाथः-पतिः वशिष्ठ, सप्त- 
घिमंडळ का एक तारा,--वर्शनन्यायः दे० 'न्याय' के 
नीचे । 


९३ 


) 


अरुष्‌-ष्ट (वि०) [न० त०] अक्रुद्ध, शान्त । 

अरुष (वि०) [न० त०] 1, अक्रुद्ध, 2. चमकीला, उज्ज्वल । 

अरुस्‌ (वि०) [ऋ-उसि] घायल, चोट खाया हुआ,-- 
(पुरु) 1. आक का पौधा, मदार 2. लाल 
खदिर,--(नपुं०) 1. मर्मस्थल, धाव, त्रण (पुँ० भी) । 
सम०--कर (वि०) क्षतविक्षत करने वाला, घायल 
करने वाळा । 

अरूप (वि०) [न० ब०] 1. रूप रहित, आकार शून्य 
2. कुरूप, विरूप 3. विषम, असम,-पम्‌ 1. एक बुरी या 
भट्टी आकृति 2. सांख्यों का प्रधान तथा वेदान्तियों 
का ब्रह्म सम०- हार्ये (वि०) जो सौन्दर्य से 
आकृष्ट या वशीभूत न किया जा सके, अरूपहार्यं 
मदनस्य निग्रहात्‌--कु० ५।५३ । 

अरूपक (वि०) [न० ब०] बिना किसी आकृति या रूपक 
के, जो आलंकारिक न हो, शाब्दिक । 

अरे (अव्य०) [ऋ--ए] एक संबोधनात्मक अव्यय (क) 
छोटो को बुलाने के लिए--आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यः, न वा अरे पत्युः कामायास्याः पतिः प्रियो 
भवति - शत० (याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी 
से कहा) (ख) क्रीबावेश में--अरे महाराजं प्रति कुतः 
क्षत्रिया:--उत्तर० ४ (ग) ईर्ष्या प्रकट करने के लिए । 

अरेपस्‌ (वि०) [न० ब०] 1. निष्पाप, निष्कलंक 2. निर्मल 
पवित्र । 

अरे रे (अव्य०) [अरे-अरे इति वीप्सायां द्वित्वम्‌] विस्म- 
यादि बोधक अव्यय (क) क्रोध पूर्वक 83 
--अरे रे दुर्योधनप्रमुखाः कुरुबलसेनाप्रभव:---वेणी ० 
३, अरे रे वाचाट-त० (ख ) अपने से छोटों को संबोधित 
करना या घृणापूर्वक बुलाना--अरे रे राधागर्भभारभूत 
सूतापसद--त० । 

अरोक ( वि०) [ न० ब० ] कान्तिहीन, मलिन,धुंघला । 

अरोग (वि०) | न० ब० | रोगमुक्त, नीरोग, स्वस्थ, 
अच्छा,--अरोगा: सर्वसिद्धार्थाइचतुर्वर्षशतायुषः- 
सुश्रु०,--गः अच्छा स्वास्थ्य -न नाममात्रेण करोत्य- 
रोगमू--हि० १।१६७। 

« गेगिन्‌, अरोग्य (वि०) [ न० ब० | नीरोग, स्वस्थ । 

अरचक ( वि०) स्त्री०--चिका | [न० त० ] 3. जो 
चमकीला न हो 2. भूख मंद करने वाला, --कः भूख 
का कम लगना, अरुचिकर, जुगुप्सा । 

अक (चु० ५०) 1. गर्म करना 2. स्तुति करना । 

अर्कः [अर्क+घञ्म -कुत्वम्‌ | 1. प्रकाशकिरण, विजली की 
चमक 2. सूर्य,--आविष्कृतारुणपुरःसरः एकतो5के:--- 
श० ४।१, 3. अग्नि 4. स्फटिक 5. तांबा 6. रविवार 
7. आक का पौधा, मदार--अर्कस्योपरि शिथिल ख्युत- 
मिव नवमल्लिकाकुसुमम्‌ -श० २।९ यमाश्रित्य न 
विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः, सोऽर्कवन्नृपतिस्त्याज्यः 


( 


सदापृष्पफळोऽपि सन्‌--पंच० ११५१, 8. इन्द्र, 9. 
आहार 10 बारह की संख्या। सम०--अइमन्‌ (पुं० ) 
“उपल: सूर्यकास्तमणि,-आह्वः मदार, आक,-इन्दुस- 
द्मः सूर्य और चन्द्रमा का सयोग,(दर्श, या अमावस्या), 
““कास्ता सूर्यपत्नी,---चन्दनः एक प्रकार का रक्त- 
चन्दन,--जः कर्ण की उपाधि, यम, सुग्रीव (--जो) 
स्वर्ग के वैद्य अश्विनीकुमार,--तनयः 'सूर्य पुत्र' कर्ण 
का विशेषण, यम और शनि दे० 'अरुणात्मज' (--या) 
यमुना और ताप्ती नदियाँ,-त्विष (स्त्री०) सूर्य 
की ज्योति, --दिनम्‌,--वासरः रविवार,-- नन्दनः, 
=¬ प्रुषः--सूत:, --सुनुः शनि, कर्ण और यम के नाम, 
-गबेन्यु:--बास्धव: कमल ( सूर्य-कमल ),--मण्डलूस 
सूर्यमंडल,---विवाहः मदार से विवाह (तीसरा विवाह 
करने वाछे पुरुष के लिए पहले मदार से विवाह करने 
का विधान किया गया है, ताकि तीसरी पत्नी चौथी 
हो जाय) ; --घतुर्थादिविवाहार्थ तृतीये$क॑ समुद्वहेत्‌ -- 
काश्यप० | 


[ अर्ज +कलच्‌ न्यडकत्वादि” कुत्वं 


अर्गल:---लम्‌ 
अर्शल्ा लो तारा | अगड़ी, किल्ली या मूसल 
(यह दरवाजे को बन्द करके रोकने के 


लिए लकड़ी के बने यन्त्र हैं) ब्योंडा, सिटकिनी, आगल, 
--पुरा्गलादीधेभुजो बुभोज--रघु० १८४, १६1६, 
अनायतार्गलम्‌ --मृच्छ० २, ससं भ्रमेन्द्र द्रुतपातितागंला 
निमीलिताक्षीव भियाप्मराजती--शि० १, आलं० 
से यह शब्द बाधा, रोक या अवरोध के अर्थ में बहुधा 
प्रयुक्त होता है--ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गल- 
मात्मन:--रघु० ११७९, बाबित-वार्यगंलाभज्भ इव 
प्रवृत्तः --५।४५, कठे केवलमर्गलेव निहिता जीवस्य 
निर्गच्छत:-काव्य० ८, दे० 'अनर्गल' भी, 2. तरंग 
बा झाल । 
अर्यलिका [ अर्गला न-कन्‌+-टाष्‌ इत्वम्‌ ] छोटी आगल, 
छोटी चटखनी । 
अर्थ, (स्वा० पर०) [ अर्घति; अचित ] मूल्यवान्‌ होना, 
मुप रखना, मूल्य लगना,--परीक्षका यत्र न सन्ति 
देसे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि--सुभाषि०। 
थैः [ अर्थ घन, ] 1. मूल्य, क्रीमत--कुर्युरध॑ यथा- 
पण्यं--मनु ० ८३९८ याज्ञ० २२५१, कुत्स्याः स्युः 
कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिता:-भतु० २1१५, 
वास्तविक मूल्य से घटी हुई, अवमूल्यित, इसी प्रकार अनर्घ 
अमूल्य, महार्घ मूल्यवान्‌ 2. पुजा की सामगी, देवताओं 
या सम्मान्य व्यक्तियों को सादर आहुति या उपहार, 
--कुटजकुमुर्मैः कल्पितार्घाय तस्मै---मेघ० ४ (इस 
आहुति का सामान निम्नांकित हैँ :--आपः क्षीरं 
कुशाग्रं च दक्षि सपि: सतण्डुलम्‌ । यवः सिद्धार्थकश्चैव 
अष्टाङ्गोज्छे: प्रकीतितः। दे० 'अघ्ये' नीचे । सम० 


त 
र 


९४ 


) 


-अह (वि०) सामान्य उपहार के योग्य,---बलाबलमस्‌ 
मूल्य की दर, उचित मूल्य, मूल्यों में. घटत बढ़त, 
~~ सङख्यानस्‌,--संस्थापनम्‌ मूल्यांकन, वस्तुओं का 
मूल्यनिर्धारण करना, कुर्वीत चैषां (वणिजाम्‌) प्रत्यक्ष 
घमंसंस्थापनं नृपः--मनु ० ८।४०२। 

अर्धीक्षः ( पुं०) शिव । 

अर्ध्यं (वि०) [अघं + यत्‌ अर्घमहति] 1. मूल्यवान्‌, अनघ्ये- 
अनमोल दे० श० के नी० 2. सम्माननीय-तानर्ध्या- 
नष्यंमादाय दूरात्मत्युद्ययौ गिरिः--कु० ६।५०, शि० 
१॥१४,--घ्यंम्‌ किसी देवता या सम्मान्य व्यक्ति को 
सादर आहुति या उपहार,--अर्ध्यमस्मे --विक्रम० ५, 
ददतु तरवः पुष्परध्य॑ फलैश्च मधुश्चुतः--उत्तर० 
३।२४, अध्यमध्यंमिति वादिनं नृपम्‌---रघु ० ११।६९, 
कु० १-५८, ६1५० । 

अर्च (भ्वा० उभ० ) [ अर्चति-ते, अचित ] 1. (क) पूजा 
करना, अभिवादन करना, सत्कार करना--रघु० 
१६, ९०; २।२१, ४८४, १२।८९, मनु० ३।९३ 
““आर्चीद्‌ द्विजातीन्‌ परमार्थविन्दान्‌--भट्टिंश १।१५, 
१४।६३, १७।५ (ख ) सम्मान करना अर्थात्‌ अलंकृत 
करना, सजाना--उत्तर० २।९, 2. स्तुति करना. 
(वेद०), (चु० पर० या प्रेर० ) सम्मान करमा, अलं- 
कृत करना, पूजा करना -स्वगौकसामचितमर्चयित्वा 
“कु० १।५९, अभि--,समधि--. पूजा करना, अलं- 
कृत करना, सम्मान करना,--आशीभिरम्यर्च्यं ततः 
क्षितीन्द्रं--भट्टि ० १।२४, भग० १८1४६ प्र--1. स्तुति 
करना, स्तुतिगान करना 2. सम्मान करना, पूजा 
करना,--आनर्चुरर्च्या जगदर्चनीयम्‌ भट्टिः २२० । 

अचंक (वि०) [ अचे {ण्वुल्‌ ] पूजा करने वाला, आरा- 
घना करने वाला, ---कः पूजक --गुरुदेवद्विजाचकः-- 
मनु० ११।२२५। 

अचंन (वि०) [ अच +-ल्युद्‌ ] पूजा करने वाला, स्तुति 
करने वाला, --नम्‌, --ना पूजा, अपने से बड़ों का 
और देवों का आदर व सम्मान । 

अर्चनीय, अर्च्यं (स० कु०) [ अच --अनीय, ष्यत्‌ वा] 
पूजा या आराधना करने के योग्य, सम्माननीय, आदर- 
णीय--रघु० २।१०, भट्टि० ६।७०। 

अर्चा [ अच --अड--टाप्‌ ] 1. पूजा, आराधना 2. वह 
प्रतिमा या मूर्ति जिसकी पूजा की जाय--मौर्ये हिरण्या- 
थिभिरर्चा: प्रकल्पिता:--महा ० । 

अचिः (स्त्री०) [अर्च --इन्‌ | किरण, (आग की) 
ज्वाला या (प्रात:-कालीन या सांध्य) ज्योति,-आसीदा- 
सन्ननिर्वाणप्रदोपाचिरिवोषसि--रघु० १२। १, नैशस्या- 
चिहुंतभुज इव ठिन्नभूयिष्ठधूमा --विक्रम० । 

अचिष्मत (बि०) [ अचिस्‌+-मतुप्‌ ] लपटवाला, उज्ज्वल 
-चेमकदार-विक्रम० ३।२, (पु०) 1. अग्नि, 2. सूर्य । 


( ९५ ) 


अशिस्‌ (न०) (--खिः) [ अर्च्‌ --इसि ] 1. प्रकाशकिरण, 
लौ,--प्रदक्षिणाचिहेवि राददे---रघु० ३। १४, 2. प्रकाश, 
चसक,--प्रशमादचिषएम्‌ --कु० २।२०, रत्न० ४१६, 
(स्त्री) भी), (१०) 1. प्रकाशकिरण 2. अग्नि। 

अज्ञ (स्वा० पर०) [ अर्जात, अजित | 1. उपार्जन करना, 
उपलब्ध करना, प्राप्त करना, कमाना --प्राय: प्रेर०, 
इस अर्थ में --वितूद्रव्याविरोघेन यदन्यत्स्वयमजितम्‌-- 
या० २1११८, 2. ग्रहण करना--आनर्जनंभजोःस्त्राणि 
भदूटि० १४७४, (चु० पर०--र्‍या प्रेर०) उपार्जन 
करना, अधिकार में करना, प्राप्त करना -स्वयमजित 
स्वाजित, अपने आप कमाया हुआ। उप-- प्राप्त 
करना या उपार्जन करना । 

अर्जक (बि?) [ स्त्री०--जिका ] | अर्ज्‌ +प्वुल ] उपा- 
जैन करने वाला, अधिकार में करने वाला, प्राप्त 
करने वाला । 

अञ्जनम्‌ [ अर्ज --ल्युट्‌ | प्राप्त करना, अधिग्रहण करना 
--अर्थानामजने दुःखम्‌--पंच० १1१६३, अर्जयित्‌- 
व्यापारोऽजेनम्‌---दाय० । 


पर्जुन (बि०) [स्त्री ना, -नी ] [ भर्ज+-उनन्‌ 
गिलुक्‌ च ] 1. सफेद, चमकोला, उज्ज्बल, दिन जैसा 
रंगीन,--पिशङ्गमौञ्जीयुजमर्जुनच्छविम्‌--शि० १६ 
2. रुपहला,--नः 1. श्वेतरंग 2. मोर 3. गुणकारी छाल 
वाला अर्जन नामक वृक्ष 4. इन्द्र द्वारा कुन्ती से 
उत्पन्न तृतीय पांडब (इसीलिए इसे 'ऐन्द्रि भी कहते 
है) | अपने कार्यों में पवित्र और विशुद्ध होते के 
कारण--बह अर्जुन कहलाया । द्रोणाचार्य से उसने 
शस्त्रास्त्र की शिक्षा लो, अर्जुन द्रोण का प्रिय शिष्य 
था । अपने गस्त्र-कौशल के द्वारा ही उसने स्वयंवर 
में द्रौपदी को जीता । अनिच्छापूर्वक किसी नियम 
का उल्लंघन हो जाने के कारण उसने अल्पकालिक 
निर्वासन ग्रहण किया तथा इसी बीच परशुराम से 
शस्त्रविज्ञान का अध्ययन किया। उसने नागराजकुमारी 
उलूपी से विवाह किया---जिससे इरावत्‌ नामक पुत्र 
एदा हुआ । उसके पश्चात्‌ उसने मणिपुर के महा- 
राज की कन्या चित्रांगदा से विवाह किया--इससे 
बभ्रुवाहन का जन्म हुआ इसी निर्वासन-काल 
द्वारका गया और वहाँ कृष्ण के परामर्शानुसार 
सुभद्रा से विवाह करने में सफलता प्राप्त की। 
सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। उसके पश्चात्‌ 
उसने खांडव-वन को जलाने सं अग्नि की सहायता 
की जिससे कि उसने 'गांडीव' धनुष प्राप्त किया । 
जब उसके ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज ने जुए में राज्य खो 
दिया और पांचों भाई निर्वासित कर दिए गए तो वह 
देवताओं का अनुरजन करने के लिए हिमालय पर्वत 
पर गया जिससे कि कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में 


उपयोग करने के लिए उनसे दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त 
कर सके । वहाँ उसने किरातवेषधारी शिव से युद्ध 
किया, परन्तु जब उसे अपने विपक्षी के वास्तविक 
चरित्र का ज्ञात हुआ तो उसने उनकी पूजा की, शिव 
ने भी प्रसन्न होकर अर्जन को पाशुपतास्त्र दिये॥ 
इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर ने भी अपने-अपने अस्त्र 
उसे उपहारस्वरूप दिए। अपने निर्वासनकाल के 
तेरहवें वर्ष में पांडव राजा विराट्‌ की नौकरी करने 
लगे---अर्जन कंचुकी के रूप में नृत्यगान का शिक्षक 
बना । कौरवों के साथ महायुद्ध में अर्जुन ने अद्भुत 
शौर्यं का परिचय दिया। उसने कृष्ण की सहायता 
प्राप्त की, उसे अपना सारथि बनाया । जिस समय 
यद्ध के पहले ही दिन अर्जुन ने अपने बंघु-बांघवों के 
बिरुद्ध धनष उठाने में संकोच किया--उस समय 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 'भगवद्‌-गीता' का उपदेश 
दिया । उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरव 
सेना के जयद्रथ, भीष्म तथा कर्ण आदि अनेक दुर्दान्त 
योद्धाओं को मौत के घाट उतारा । जिस समय 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्यसिहासन पर आसीन 
हुआ--तो उसने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प 
किया--फलतः अर्जन की संरक्षकता में एक घोड़ा 
छोड़ा गया । अर्जुन ने अनेक राजाओं से युद्ध किया 
तथा अनेक नगर और देशों में घोड़े का अनुसरण 
किया । मणिपुर पहुँचने पर उसे अपने ही पुत्र 
बञ्नुवाहन से युद्ध करना पड़ा । फलतः अर्जुन, जब 
इस प्रकार बभ्रुवाहन से लड़ता हुआ युद्ध में मारा 
गया तो अपनी पत्नी उलूपी द्वारा दिये गए जादू-तन्त्र से 
वह पुनर्जीवित किया गया । उसने इस प्रकार सारे 
भारतवर्ष में भ्रमण किया । जब नाना प्रकार को 
भेंट, उपहार तथा अपहूत संपत्तियों के साथ वह 
हस्तिनापुर वापिस आया--तो उस समय अश्वमेध यज्ञ 
किया गया । उसके पश्चात्‌ कृष्ण ने उसे द्वारका में 
बुलाया--और जब पारस्परिक गृहयुद्ध में यादवों का 
अंत हो गया तो अर्जुन नें वसुदेव और कृष्ण की 
अन्त्येष्टि-क्रिया की । इसके बाद शीघ्र ही पांडवों 
ने अभिमन्यु के एक मात्र पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर 
की राजगद्दी पर बिठा दिया तथा स्वयं स्वगं की 
यात्रा को चल दिये। पाँचों पांडवों में अर्जून सबसे 
अधिक पराक्रमी, उदार, गंभीर, सुंदर और उच्च 
विचारों का मनुष्य था-अपने सब भाइयों में वही 
प्रमख व्यक्ति था ] 5. कांतंवीयं--जिसे परशुराम ने 
मौत के घाट उतारा था--दे० कार्तवीयं, 6. अपनी 
माता का एक मात्र पुत्र, --नी 1. दूती, कुटनी 2 
गौ 3. एक नदो जिसे 'करतोया' कहते हैं, --नम 
घास । सम०~उपमः सागवान का वृक्ष, -छवि(वि०) 


( 


उज्ज्वल, उज्ज्वल रंग वाला, --ध्वज: श्वेत-ध्वजा 
वाला, हनुमान्‌ । 
अर्थ; [क-न] 1. सागवान का वृक्ष 2. (वर्णमाला का) 
एक अक्षर । 
अर्णवः [अर्णासि सन्ति यस्मिन्‌-अ्णंस्‌ + व, सलोपः] 
(फेनयुक्त) समुद्र, सागर (आळं० भी) झोक" शोक 
का समुद्र, इसी प्रकार चिता”, जन” जनसमद्र, संसारा- 
णवलंघन --भत ० ३1१० । सम०-अन्तः सागर की 
सीमा, उद्धवः चन्द्रमा (-वा) लक्ष्मी, (-वम्‌) 
अमृत,--पोतः,-- यानम्‌ किश्ती या जहाज,--मंदिरः 
1. सागर वासी वरुण, जलो का स्वामी 2. विष्ण | 
अणेल्‌ (नपुं०) [ऋ"--असुन्‌ नुट च] जल। सम०--दः 
बादल,--भव: शख । 
अर्णस्वत्‌ (वि०) !अर्णस्‌--मतुप] बहुत अधिक पानी 
रखने वाला, (पृ०) सागर! 
अनस्‌ कित्‌-ल्युट्‌] निन्दा, फटकार, अपशब्द या गाली । 
अहिः (स्त्री?) [अर्द-+क्तित्‌] 1. पीड़ा, शोक, दुःख-- 
निरोतिः सिर-दर्द 2. धनुष का किनारा । 
अलिका [ऋत्‌ =नण्वृछू| बड़ी बहन (नाट्य साहित्य में) । 
सु० आ०) [अर्वयते, अधित] 1. प्रार्थना करना, 
यावना करना, गिडगिडाना, मांगत।, अनुरोध करना, 
ने भाव से मांगना (द्विकर्मक ) -त्वामिममर्थमर्थ यते --- 
श० ७१, तमभिक्रम्य सर्वेऽ्च वयं चार्थामहे वसु-- 
महा ०, प्रहस्तमर्थयांचक्रे योद्धमू भद्वि० १४९९, 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना, चाहना, इच्छा करना, 
_भि--मांगना, गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना--इमं 
सारङ्ग प्रियाप्रवृत्तिनिमित्तमम्यर्थथे--विक्रम० ४, 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाम्पधितो ददौ--रघ० 
४1३८, अभिप्र--1. मांगना, प्रार्थना करना 2. चाहना, 
“1. मांगना, प्रार्थना करना, याचना, प्रार्थना 
“गन भवत्तं प्राथंयते-श० २, 2. चाहना, आवश्यकता 
इच्छा करना, प्रबल अभिलाष रखना,--अहो 
वत्यः प्राथितार्थ सिद्धय:--छझ० ३, स्वर्गति प्रार्थ- 
पन्ये--भग० ११२०, भद्रि ७।४८, रघ० ७।५० 
:४, 3, डूंढना, तलाश करना, खोज करना,--प्रार्थ- 
यध्वं तथा सीताम्‌ --भट्रिण ७।४८, 4. आक्रमण 
करता, टूट पडना-असौ अश्वानीकेन यवनानां प्राथित 
-~मालवि० ५, दुर्जयो लवणः शळी विशलः प्रार्थ्यता- 
मिति -रघु० १५५, ९।५६, प्रति -1. (युद्ध के 
ला) छलकारना, मुकाबला करना, शत्रवत व्यवहार 
कसना --एते सीताद्रुहः संङस्यं प्रत्यथेयत राघवम्‌ -- 
अड ६।२५, 2. किसी को शत्रु बनाना, सम्‌ -- 
3. विश्वास करना, सोचना, खयाल रखना, चितन 
करना--समर्थये यत्प्रथमं प्रियां प्रति--विक्रम०४।३९, 
मया न साधु सर्मायतम्‌--विक्रम० २, अनुपयुक्त- 


९६ ) 


मिवात्मानं समर्थये---श० ७, 2. समर्थन करना, सहा- 
गता करना, प्रमाणद्दारा सिद्ध करना--उक्तमेवार्थम्‌- 
दाहुरणेन समर्थयति, समप्रि--.संप्र--याचना करना, 
प्रार्थना करना आदि | 


अर्थ: [ ऋ-थन्‌ ] 1. आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अभिलाष, इच्छा-ज्ञातार्थो ज्ञानसंबन्धः श्रोतुं श्रोत! 
प्रवर्तते, सिद्ध? °परिपंथी--मुद्रा० ५, समास के उत्तर 
पद के रूप में प्रायः इसी अर्थ में प्रयुक्त होता तथा 
निम्नांकित अथा में अनूदित किया जाता हे :--'के 
लिए' के निमित्त' 'की खातिर' “के कारण' के बदले 
मे; संज्ञाओं को विशेषित करने के लिए विशेषण के 
रूप में भी प्रयुक्त होता है-सन्तानार्थाय विधये-- 
रघु० १1३४ तां देवतापित्रतिथिक्रियार्था ( घेनुम्‌ ) 
२1१६, द्विजार्था यवागूः सिद्धो०, यज्ञार्थात्कमंणो- 
ऽन्यत्र-भग० ३।९; क्रिया विशेषण के रूप में भी यह 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है यथा--अर्थम्‌, अर्थे या 
अर्थाय; किमर्थम्‌--किस प्रयोजन के लिए, वेलोप- 
लक्षणार्थम्‌--श० ४, तद्दर्शनादभूच्छम्भोर्भूयान्दारार्थ- 
मादरः--कु० ६1१३, गवार्थे ब्राह्माणार्थे च--पंच० 
१।४२०, मदर्थे त्यक्तजीविताः--भग० १।९, प्रत्या- 
ख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवताः--नल० १३।१९, 
ऋतुपर्णस्य चार्थाय-- २३।९; 2. कारण, प्रयोजन, 
हेतु, साधन --अलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः--रघु० २।५५, 
साधन या हेतु 3. अभिप्राय, तात्पर्यं, सार्थकता, 
आराय--अर्थ तीन प्रकार का हैं :--वाच्य ( अभि- 
व्यक्त), लक्ष्य (संकेतित या गौण) और व्यंग्य 
(ध्वनित) --तददोषौ शब्दाथौ --काव्य० १, अर्थो 
वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्ग्यश्चेति जिधामत:--सा० द० 
२, 4. वस्तु या विषय, पदार्थ, सारांशं--अर्थो हि 
कन्या परकोय एव--श० ४।२१, जो ज्ञानेन्द्रियों के 
द्वारा जाना जा सके, ज्ञानेन्द्रिय की वस्तु; इंद्रिय”-- 
हि० १।१४६, कु० ७।७१ इन्द्रियेभ्यः पराह्र्था अर्थे- 
भ्यश्च परं मनः--कठ० (ज्ञानेन्द्रियों के विषय पाँच 
हैं-रूप, रस, गंध, स्पर्शं और शब्द) (क) 
मामला, व्यापार, बात, कार्य,-प्राक्‌ घ्रतिपन्नोऽयमर्थो- 
ऽङ्गराजाय--वेणी० ३, अर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव-- 
कु० ३।१८, अर्थोऽर्थानुबन्वी--दश, ६७, सङगीतार्थः- 
मेघ० ५६, गायन-व्यापार अर्थात्‌ समवेत गान (गाय- 
नोपकरण), सन्देशार्था:--मेघ० ५, संदेश की बातें 
अर्थात्‌ संदेश (ख) हित, इच्छा (स्वार्थसाघनतत्परः- 
मनु० ४।१९६; द्वयमेवार्थसाधनम्‌--रधघु० १।१९, 
दुरापेऽर्थे १।७२, सर्वार्थचिन्तकः-मनु० ७।१२१, माल- 
विकायां न मे कर्चिदर्थः--मालवि० (ग) विषय- 
सामग्री, विषय-सूची--त्वामवगतार्थं करिष्यति-मुद्रा० 
(में आपको विषय-सामग्री से परिचित कराऊंगा), 


क्क. 


( ९७ 


तेन हि अस्य गृहीतार्था भवामि--विक्रम० २, (यदि 
ऐसी बात है तो मुझे इस विषय की जानकारी होनी 
चाहिए), 6. दौलत, घन, सम्पत्ति, रुपया--त्यागाय 
संभूतार्थानामू--रघु० १।७, विगर्थाः कष्टसंश्रया:-- 
पंच १।१६३, 7. धन या सांसारिक ऐश्वर्य का 
प्राप्त करना, जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक-- 
अन्य तीन हैं :--धर्म, काम और मोक्ष; अर्थ, काम 
और धर्म मिलकर प्रसिद्ध त्रिक बनता है, तु० कु० 
५1३८,--अप्यर्थकामौ तस्यास्तां घर्मं एव मनीषिणः 
रघु० १।२५, 8. (क) उपयोग, हित, लाभ, भलाई; 
--तथा हि सर्वे तस्यासन्‌ परार्थेकफला गुणाः--रघु० 
१।२९, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छृतोदके-भग० 
२४६, दे० व्यर्थं और निरर्थक भी (ख) उपयोग, 
आवश्यकता, जरूरत, प्रयोजन--करण० के साथ, 
--कोऽर्थः पुत्रेण जातेन--पंच० १ (उस पुत्र के पैदा 
होने से क्या लाभ?) करच तेनार्थः--दश० ५९, 
कोऽर्थस्तिरश्चां गुणै:--पंच० २1३३, क्रूर व्यक्ति गुणों 
की क्या परवाह करते हैं? भर्तृं० २४८ ; -योम्येनार्थः 
कस्य न स्याज्जनेन--शि० १८।६६, नैव तस्य कृते- 
तार्थो नाकृतेनेह कश्‍चन --भग० ३।१८, 9. मांगना, 
याचना, प्रार्थना, दावा, याचिका 10. कार्यवाही, 
अभिप्रोग (विधि०) 11 वस्तुस्थिति, याथार्थ्यं, जैसा 
कि यथार्थ, और अर्थतः में--?तत्त्वविद्‌ 12. रीति, 
प्रकार, तरीका 13. रोक, दूर रखना--मशकार्थो 
धूमः, प्रतिषेध, उन्मूलन 14. विष्णु) सम० 
~_ अधिकारः रुपये-पैसे का कार्यभार, कोषाध्यक्ष का 
पद०, “रे न नियोक्तव्यौ-हि० २,--अधिकारिन्‌ 
(५०) कोषाध्यक्ष,--अन्तरम्‌ 1. अन्य अभिप्राय या 
भिन्न अर्थ 2. दूसरा कारण या प्रयोजन --अर्थोब्यस- 
्थान्तरभाव्य एव -- कु० ३।१८ 3. एक नई बात या 
परिस्थिति, नया मामला 4. विरोधी या विपरीत अर्थ, 
अर्थ में भेद, न्यासः एक अलंकार जिसमें सामान्य से 
विशेष या विशेष से सामान्य का समर्थन होता है, 
यह एक प्रकार का विशेष से सामान्य अनुमान है 
अथबा इसके विपरीत --उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्त 
सामान्यविशेषयोः । (१) हनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्करं 
कि महात्मनाम्‌ । (२) गुणक्द्वस्तुसंसर्गाद्याति | 
उपि गौरवम्‌, पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि घार्यते ॥। 
कुवेल०, तु० काव्य० १० और सा० द० ७०९, 
--अन्वित (वि०) 1. धनवान्‌, दौलतमंद 2. सार्थक, 
अथिन्‌ (वि०) जो अपना अभीष्ट सिद्ध करने के 
लिए या धन प्राप्त करने के छिए प्रयत्त करता है, 
---अर्लकारः साहित्यशास्त्र में बह अलंकार जो या तो 
अर्थ पर निर्भर हो, या जिसका निर्णय अर्थ से 
किया जाय, शब्द से नहीं (विप० शब्दालंकार), 


१३ 


) 


आगमः 1. धन की प्राप्ति, आय 2. किसी 
शब्द के अभिप्राय को बतलाना,--आपत्तिः (स्त्री०) 
1. परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाना, अनु- 
मानित वस्तु, फलितार्थ, ज्ञान के पाँच साधनों में से 
एक अथवा (मीमांसकों के अनुसार) पाँच प्रमाणों में 
से एक, प्रतीयमान असंगति का समाधान करने के 
लिए यह एक प्रकार का अनुमान है, इसका प्रसिद्ध 
उदाहरण है :--पीनो देवदत्तः दिवा न भुङक्ते, यहाँ 
देवदत्त के 'मोटेपन' और “दिन में न खाने' की असंगति 
का समाधान “वह रात्रि को अवश्य खाता होगा' 
अनुमान से किया जाता है; 2. एक अलंकार (कुछ 
साहित्यशास्त्रियों के अनुसार) जिसमें एक संबद्ध उक्ति 
से ऐसे अनुमान का सुझाव मिलता है जो प्रस्तुत 
विषय से कोई संबंध नहीं रखता--या इसके ठीक 
विपरीत है; यह कैमुतिकन्याय या दण्डापूपन्याय से 
मिलता जुलता है; उदा०-हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति 
स्तनमण्डले, मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिद्धूरा: । 
अमरु० १००, अभितप्तमयोऽपि मार्देवं भजते कैव कथा 
शरीरिषु--रघु० ८।४३,--उत्पत्तिः (स्त्रीश) धन 
प्राप्ति, इसी प्रकार “उपाजेनम्‌ ; -- उपक्षेपकः (नाटकों 
मे) एक परिचयात्मक दृश्य-अर्थोपक्षेपकाः पंच--सा० 
द० ३०८,--उपमा जो उपमा अर्थ पर निर्भर रहे, 
शब्द पर नहीं दे० 'उपमा' के नीचे--उष्मन्‌ (पुं०) 
घन की चमक या गर्मी -अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः 
स एव--भतुँ ० २।४०,--ओघः--राशिः कोष, घन का 
भंडार,-कर (स्त्री०-री),-कृत्‌ (वि०) 1. धनी 
बनाने वाला 2. उपयोगी, लाभदायक,--काम (वि०) 
घन का इच्छुक, (--मौ-द्वि० व०) धन और चाह 
या सुख, रघु० १।२५,_ कृच्छम्‌ 1. कठिन बात 2. 
आर्थिक कठिनाई-न मुह्येदर्थकृच्छ पु-नीति०--कृत्यम्‌ 
किसी कार्यं का सम्पन्न करना- अम्युपेतार्थकृत्याः 
=मेघ० ३८,--गौरवम्‌ अर्थ की गहराई--भा रवेरथे- 
गौरवम्‌-उद्धुट ०, कि० २२७,--घ्त (वि०) (स्त्री० 
चनो) अतिव्ययी, अपव्ययी, फिजूलखर्च,--जात (बि०) 
अर्थ से परिपूर्ण (--तम्‌) 1. वस्तुओं का संग्रह 2. 
घन की बडी रकम, बड़ी सम्पत्ति,--तत्त्वम्‌ 1. 
दास्तविक सचाई, यथार्थता, 2. किसी वस्तु की वास्त- 
विक प्रकृति या कारण, द" (वि०) 1. धन देने 
वाला, 2. लाभदायक, उपयोगी 3. उदार, दूषणम्‌ 
1. अतिव्यय, अपव्यय 2. अन्यायपूर्वक किसी की 
संपत्ति ले लेता, या किसी का उचित पावना न देना, 
-दोषः (अर्थं की दृष्टि से) साहित्यिक त्रुटि या दोष, 
साहित्य-रचना के चार दोषों में से एक-दूसरे तीन 
हैं :-पद दोष, पदांशदोष और वाक्य दोष, इनकी परि- 
भाषाओं के लिए दे० काव्य० ७,--निंबंधन (वि०) 


( 


धन के ऊपर आश्रित,--निश्चथः निर्धारण, निर्णय, 
--पतिः 1 धन का स्वामी', राजा,-किचिद्विहस्यार्थपति 
बभाष--रघु० १५९, २४६, ९३३, १८1१, पंच० 
१।७४, 2. कुबेर की उपाधि,--पर,--लुब्ध (वि०) 
1 धन प्राप्त करने पर जुटा हुआ, लालची 2. कंजूस,--- 
-प्रकृतिः (स्त्री०) नाटक के महान्‌ उद्देश्य का प्रमुख 
साधन या अवसर, (इन साधनों की संख्या पाँच हैं, 
बीजं बिन्दु: पताका च प्रकरी कार्यमेव च, अर्थप्रकृतय 
पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि--सा० द० ३१७), 
-प्रयोग: ब्याजखो री,---बंधः शब्दों का यथाक्रम रखना, 
रचना, पाठ, श्लोक, चरण--श० ७।५ ललिताथंबंधम्‌ 
विक्रम० २।१४,--बुद्धि (वि०) स्वार्थी,--बोधः 
बास्तविक आशय का संकेत,---भेंदः अर्थों में भेद--अर्थ- 
भेदेन शब्दभेद:,--मात्रमु,--त्रा सम्पत्ति, घन-दौलत, 
-युक्‍त (वि०) सार्थक,--लाभः धन की प्राप्ति,-लोभ: 
लालच,-बादः 1. किसी उद्देश्य की घोषणा, 2. निश्च- 
यात्मक घोषणा, घोषणाविषयक प्रकथन, व्याख्यापरक 
टिप्पणी, किसी आशय की उक्ति या कथन, वाक्य 
(इसमें उचित अनुष्ठान के करने से उत्पन्न फलों का 
वर्णन करते हुए किसी विधि की अनुशंसा की जाती 
साथ ही अपने पक्ष के समर्थन में ऐतिहासिक निद- 

शेन देकर यह बतलाया जाता हैं कि इसका उचित 
अनुष्ठान न करने से अनिष्ट फल मिलता है) 3 
प्रशसा, स्तुति; -अर्थवाद एषः, दोषं तु मे कंचित्कथय- 
उत्तर० १,--विकल्पः 1 सचाई से इघर-उघर होना 
तथ्यों का तोड़-मरोड़, 2. अपलाप, °वैकल्प्यम्‌ भी, 
वृद्धिः (स्त्री) धन-संचय,- -व्ययः धन का खर्च 
करना, “ज्ञ (वि०) रुपये-पेसे की बातों का जान- 
कार --श्ञास्त्रम्‌ 1 धन-विज्ञान (सार्वजनिक अथंशास्त्र) 
२. राजनीति-विज्ञान, राजनीतिविषयक शास्त्र, राजनय 
-द० १२०, इह खल्‌ अर्थशास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धि- 
मुपवर्णयेति --मुद्रा ३. व्यवहारिन्‌ राजनीतिज्ञ, 
3. व्यावहारिक जीवन का शास्त्र,--शौचम्‌ रुपय-पैसे 
के मामले में ईमानदारी या खरापन--सर्वेषां चैव 
शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌-मनु० ५1१०६, 
~ संस्थानम्‌ 1. धन का संचय 2. कोष,---संबन्धः वाक्य 
या शब्द से अर्थ का संबंध; -सारः बहुत घन--पंच ० 
२।४२,--सिद्धिः (स्त्री ) अभीष्ट सिद्धि, सफलता । 

अर्थतः (अव्य०) [अर्थ--तसिल] 1. अर्थ या किसी 
विशेष उद्देश्य का उल्लेख करते हुए,--यच्चार्थतो गौर- 
वम्‌--मा० १।७, अर्थ की गहराई, 2. वस्तुतः 
मॅ, सचमुच,-न नामत: केवलमर्थतोऽपि--शि० ३।५६, 
3. घन के लिए, लाभ या प्राप्ति के लिए- ऐश्वर्याद- 
नपेतमीश्वरभयं लोकोर्थतः सेवते--मृद्राश १।१४. 4. 
के कारण । 


९८ 


) 


अर्थना [अर्थ्‌ +-य्‌च्‌ञ-टाप्‌] प्रार्थना, अनुरोध, नालिश, 
याचिका--नै० ५।११२। 

अर्थवत्‌ (वि०) [अर्थ+ मतुप्‌] 1. धनवान्‌ 2. सार्थक, 
अभिप्रायः या अर्थ से परिपूर्ण,-अर्थवान्‌ खल्‌ मे राज- 
शब्द:---श० ५, 3. अर्थ रखने वाला-_अर्थवदधातुर- 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ -पा० १।२।४५ 4. किसी प्रयो- 
जन को सिद्ध करने वाला, सफल, उपयोगी । 

अर्थवत्ता [अर्थ मतुप्‌+-तल्‌ +-टाप्‌] धन-दोलत, सम्पत्ति । 

अर्थात्‌ (अव्य०). ['अर्थ' का अपा० का रूप] 1. सच बात 
तो यह है कि, निस्सन्देह, वस्तुतः-मृषिकेण दण्डो 
भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितमपूपभक्षणमर्थादायातँ 
भवति--सा० द० १०, 2. परिस्थिति के अनुसार, 
तथ्यानुसार 3. कहने का भाव यह है कि, नामों के 
अनुसार । 

अथिकः [अर्थयते इत्यर्थी ‡- कन्‌] 1. चिल्लाने वाला, चौकी- 
दार, 2. विशेषतः भाट जिसका कर्तव्य दिन के 
विभिन्न निश्चित समयों की (जैसा कि जागने का, सोने 
का, या भोजन करने का) घोषणा करना है । 

अथित (भू० क० कृ०) [अर्यू--क्त] प्राथित, याचित, 
इच्छित--तम्‌ चाह, इच्छा, नालिश । 

अथिता-त्वम्‌ [अथिन्‌+तल्‌ टाप्‌, त्वल्‌ वा] 1. मांगना, 
प्रार्थना करना, 2. चाह, इच्छा । 


अरथिन्‌ (वि०) [अर्थ--इनि] 1. प्राप्त करने की चेष्टा 
करने वाला, अभिलाषी, इच्छुक-करण० के साथ 
अथवा समास में-- कोषदण्डाभ्याम्‌ मुद्रा ५, को 
वघेन ममार्थी स्यात्‌--महा०, अर्थार्थी पंच ० १।४।९, 
2. अनुरोध करने वाला, या किसी से कुछ मांगनेवाला 
(संब० के साथ)-अर्थी वररुचिमेऽस्तु-कथा ० 3. मनोरथ 
रखने वाला, (पुँ०) 1. याचक, प्रार्थयिता, भिक्षुक, 
दीन याचक, निवेदक, विवाहार्थी-यथाकामाचिताथिनां 
--रघु० १६, २।६४, ५३१, ९।२७, कोऽर्थी गतो 
गौरवम्‌--पंच० १।१४६, कन्यारत्नमयोनिजन्म भव- 
तामास्ते वयं चाथिन:--महावी० १।३० (विधि 
में) वादी, अभियोक्ता, घ्राभियोजक,--स धर्मस्थसख 
शब्वदर्थिप्रत्यर्थिनां स्वयं, ददर्श संशयच्छेद्यान्‌ ब्यवहा- 
रानतन्द्रितः--रघु० १७।३९, 3. सेवक अनुचर । सम० 
-+भावः याचना, माँगना, प्रार्थना मा० ९।३० 
(क्रि० वि०) भिखारियों के अधिकार में करके 
--विभज्य मेरुनं यदर्थिसात्कृतः नै० १।१६। 
अर्थीय (वि०) [अर्थ--छ] 1. पूर्वनिदिष्ट, अभिप्रेत, कष्ट 
उठाना भाग्य में बदा था-शरीरं यातनार्थीयं-मनु० 
१२।१६, 2. संबंध रखने वाला-कमं चेव तदर्थीय- 
भग० १७।२७। 
अर्थ्यं (वि०) [अर्थ--ण्यत्‌] 1. जिससे सर्वप्रथम याचना 
की जाय, 2. योग्य, उचित 3. उपयुक्त, आशय से 


( ९९ ) 


इधर उघर न होने वाला, सार्थेक--स्तुत्यं स्तुतिभिर- 
र्थ्याभिरुपतस्थे सरस्वती--रघु० ४६, कु० २।३, 4. 
घनी, दौलतमंद 5. समझदार, बुद्धिमान्‌,--थ्येम्‌ गेरु। 


अर्दू (म्वा० पर०) [अर्देति, अदित] 1. दुःख देना, व्यथित 


करना, प्रहार करना, चोट पहुंचाना, मारना--रक्षः 
सहस्राणि चतुदेशार्दीत्‌--भट्टि० १२५६ दे० नीचे 
प्रेर०, 2. मांगना, प्रार्थना करना, निवेदन करना 
--निर्मेलितांबुगर्भ शरद्घनं नादेति चातकोऽपि--रघु 
५।१७, (प्रेर० या चु० पर०) 1. (क) सताना, 
पीडित करना, दुःखाना-कामादित, कोप”, भय" 
आदि (ख) प्रहार करना, चोट पहुँचाना, घायल 
करना, वध करना --येनादिदत्‌ दैत्यपुरं पिनाकी 
भट्टि० २।४६, अति--अधिक सताना, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना-अत्यार्दीत्‌ वालिनः पुत्रमू-भट्टि ० १५।११५, 
अभि --दुःखाना, सताना, पीडित करना । 


अदेन (वि०) [ अदै न-ल्युट्‌ ] दुःखाने वाला, सतानेवाला, 


---नम्‌ पीडा, कष्ट, चिन्ता, उत्तेजना, क्षोभ,--नम्‌, 
ना 1. जाना, हिलना 2. पूछना, माँगना 3. वघ 
करना. चोट पहुंचाना, पीड़ा देना । 


अर्ध (वि०) [ ऋध्‌+-णिच्‌ञ अच्‌ ] आधा, आघा भाग 


बनाने वाला,- धम्‌, -धः 1. आधा, आघा भाग 
--सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पण्डितः; गतमर्घ 
दिवसस्य --विक्रम० २, यदर्घे विच्छिन्तं--श० १।९, 
आधा-आधा बँटा हुआ (अर्घ शब्द को लगभग सब 
संज्ञा व विशेषण शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है-- 
संज्ञा के साथ समास में प्रथमपद के रूप में इसका 
अर्थ है:--“आधा' कायः =्=अघंकायस्य, विशेषणों के 
साथ इसका अर्थ क्रियाविशेषणात्मक हैँ; “श्याम == 
आधा काळा, क्रमसूचक संख्याओं के साथ “संख्या का 
आधा” अर्थ होता है, ततृतीयम्‌=दो और आधा 
तीसरा अर्थात्‌ अढ़ाई। सम०-अक्षि (नपुं०) 
अपाँगदृष्टि, आँख का झपकना--मृच्छ० ८।४२, 
~-अङ्कम्‌ आधा शरीर, अंशः, आधा भाग, आघा 
हिस्सा, --अंश्निन्‌ ( वि) आधे का हिस्सेदार, 
अधेः, अर्धम्‌ 1. आधे का आधा, चौथाई-चरोर- 
घार्धिभागाम्यां तामयोजयतामुभे--रघु० १०५६, 2. 
आधा और आघा,--अवभेदकः आधासीसी, आधे 
सिर की पीड़ा,--अवशेष (वि०) जिसके पास केवल 
आधा ही शेष बचे,--आसनम्‌ 1. आधा आसन 
--अर्धासन गोत्रभिदोऽघितष्ठौ--रघु० ६।७३, मम हि 
दिवौकसां समक्षमर्घासनोपवेशितस्थ--श ० ७ (आगं- 
तुक अतिथि को अपने ही आसन पर अर्धासन देना 
अत्यधिक सम्मान का चिल्ल समझा जाता था) 2. 
सम्मानपूवेक अभिवादन करना 3. निन्दा से मुक्ति 
- न्हे: 1. आधा चाँद, दूज का चाँद, 2. अंगुली के 


नाखून की अर्घवर्तुलाकार छाप, बालेन्द के आकार की 
नख-छाप--नै० ६1२५, 3. बालचन्द्र के आकार के 
समान सिर वाला बाण (न्टअर्घचन्द्र नी०), "मौलि 
शिव,- मेघ० ५६,--उक्त (वि०) आवा कहा 
हुआ,--रामभद्र इति अर्घोक्ते महाराज--उत्तर० १, 
उक्तिः (स्त्री०) भग्नवाणी, अन्तर्बाधित वाणी, 
उदयः 1. अर्घ चन्द्रमा का निकलना 2. आंशिक 
उदय, “आसनम्‌ समाधि में बेठने का एक प्रकार का 
आसन,--ऊरुकम्‌ स्त्रियों के पहनने का अन्तवंस्त्र, 
पेटीकोट,--कृत (वि०) आघा किया हुआ, अपूर्ण, 
--खारम्‌,--री एक प्रकार का माप, आधी खारी 
गंगा कावेरी नदी, इसी प्रकार “जाहनवी,--गुच्छ: 
२४ लड़ियों का हार,-गोल: गोलाढ़े,--चंद्र 
(वि०) बालेन्दु के आकार वाला, (खा) 1. 
आधा चन्द्रमा, बालेन्दु -साघंचन्द्रं बिभति यः--कु० 
६।७५, 2. मोर की पूँछ पर अर्धवर्तुळाकार चिह्न, 
3. बालचन्द्र के आकार के सिरे वाला बाण--अर्ध- 
चन्द्रमुखैर्बाणैरिचच्छेद कदलीमुखम्‌ --रघु० १२।९६, 
4. बालचन्द्र के आकार की नख-छाप 5. अर्धवृत्त के 
रूप में झुका हुआ हाथ, जो कि किसी वस्तु को पक- 
डने के लिए मोडा गया हो. रं दा -गर्देनिया देकर 
बाहर निकाळता--दीयतामेतस्यामर्घचन्द्रः-पंच० १, 
_चन्द्राकार,--चन्द्राकृति (वि०) आधे चन्द्रमा 
के आकार वाला,--चोलक: अंगिया,-- दिनम्‌ 
--दिवसः 1. आधा दिन, दिन का मध्यभाग, 2. १२ 
घण्टे का दित,--नाराचः बालचन्द्र के आकार का 
लोहे की नोक वाला बाण,--नारीझः,-न/रीइबरः 
शिव का एक रूप (आधा पुरुष तथा आधी स्त्री), 
--नावम्‌ आघी किस्ती,--निशा मध्य रात्रि, आघी रात 
--पड्चाशत्‌ (स्त्री) पच्चीस,--पणः आर्घे पण की 
माप, --पथम्‌ आधा मार्ग (--थे) मार्ग के मध्य में, 
--प्रहरः आधा पहरा, डेढ़ घण्टे का समय, भागः 
आधा, आघा भाग या हिस्सा,-तदर्घभागेन लभस्व 
काङ्क्षितम्‌-कु० ५।५०, रघु० ७४५,--भागिक 
(वि०) आधे भाग का साझीदार,--भाज्‌ (वि०) 
1. आधे भाग का हिस्सेदार, आधे भाग का अघि- 
कारी, 2. साथी, साझीदार,--भास्करः दिम का 
मध्यभाग, दोपहर,--साणवकः,_ माणवः १२ लड़ियों 
का हार, (माणवक २४ लड़ियों का होता है), 
_ मात्रा 1. आघी मात्रा, 2. व्यंजन वर्ण,--मार्गे 
(अव्य०) मागे के बीच में-विक्रम० १1३,--मार्सः 
आधा महीना, एक पक्ष,--मासिक (वि०) 1. प्रत्येक 
पक्ष में होने वाला 2. एक पक्ष तक रहने वाला, 
--भुष्टिः (स्त्री) आधा भिचा हुआ हाथ,--यास; 
आधा पहर,--रथः किसी दूसरे के साथ रथ पर बैठ 


( १०० ) 


कर युद्ध करने वाला योद्धा (जो कि स्वयं 'रथी' के | अर्य 


समान कुशल नहीं होता) -रणे रणेऽभिमानी च विमुख- 
इचापि दृश्यते, घृणी कर्ण: प्रमादी च तेन मेऽर्षेरथो मतः 
महा०, --रात्र: आधी रात- अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे 
--रघु० १६।४,-विसगः, विसर्जनीयः क्‌ ख्‌ 
तथा पू फू से पूर्वं विसर्गंध्वनि,- वीक्षणम्‌ तिरछी 
चितवन, कनखी,---वृद्ध (वि०) अधेड़ उम्र का, 
--बैनाशिक: कणाद का अनुयायी (अर्घविताश का 
तार्किक) ---वैश्ञसम्‌ आवा या अपूर्णवध -कु० ४३१, 
~ब्यासः वृत्त में केन्द्र से परिधि तक की दूरी, 
--झतम्‌ पचास,--शेष (वि०) जिसके पास केवल 
आधा हो शेष रहा है,--इलोकः आधाइलोक या 
इलोक के दो चरण,--सौरिन्‌ (प्‌०) 1. बटाईदार, 
अपने परिश्रम के बदळे आधी फसल लेने वाला किसान 
-याज्ञ० १।१६६, 2. =दे० अधिक, हारः ६४ 
लड़ियों का हार, हस्वः लघु स्वर का आधा । 

अर्धक (वि० ) [ अर्घ +कन्‌ ] आघा, दे० अर्घ । 

अधिक (वि०) (स्त्री०--को) | अधमहंति--अर्ध + ठन्‌ | 
1 आधी नाप रखने वाला 2. आधे भाग का अधि- 
कारी,--कः वर्णसंकर, --वैश्यकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन 


नु संस्क्रतः, अधिक: स तु विज्ञेयो भोज्यो विप्रैने | 


सशयः - पराशर । 

अधिन्‌ (विऽ) [ अर्धञ- इनि | आधे भाग का साझीद्धर। 

अर्पणस्‌ [ ऋ--णिच्‌ +ल्युट्‌ पुकागमः ] 1. रखना, स्थिर 
करना, जमाना,--पादापंणानुग्रहपुतपृष्ठस्‌--रघु ० 
२1३५, 2. बीच में डालना, रखना, 3. देना, भेट 
करना, त्यागना, --स्वदेहापंणनिष्क्रयेण--रघु० २1५५, 
मुखार्पेणेपु प्रकृतिप्रपल्भा:---१३॥९, तत्कुरुष्व मदर्प- 
णम--भग० ९१२७, 4. वापस करना, देना, लोटा 
देना न्यास” अमर० 5. छेदना, गोदना--तीक्ष्णतुण्डा- 
पणर्मीवां नखे: सर्वा व्यदारयत्‌--रामा ० । 

ऑपिसः [ ऋ -+ णिच्‌ ॐ इसुन्‌ पुकागमः ] हृदय, हृदय का 
माँस । 

अबे ( भ्वा० पर० ) [ अर्बेति, आनबं, अबितुम्‌ ] 1. 
की ओर जाना, 2. बव करना, चोट मारना । 

अबु (ब) दः -दस्‌ [ अर्ब ( वं.) विचू- उद्‌- इ~ 
ड | 1. सूजन, (नाना प्रकार की) रसौली 2. दस 
करोइ की संख्या 3. भारत के पश्चिम में स्थित आवू 
पहाड़, 4. साँप, 5. वादळ 6. मांस पिड 7. सांप जैसा 
राक्षस जिमे इन्द्र ने मारा था । 

अर्भक ( वि०) [ अर्भ +कन्‌ ] 1. छोटा, सूक्ष्म, थोडा 2. 
दुवळा, पतला 3. मूर्ख 4. बच्चा, छौना,--कः 1. 
वाळक, बच्वा--श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भेकः--रघु० 
३।२१, २५; ७1६3, 2. किसी जानवर का बच्चा 
3. मूर्ख जइ । 


(वि०) [ऋ-यत्‌ ] 1. श्रेष्ठ, बढ़िया 2. आदरः 

णीय,--येः 1. स्वामी, प्रभु 2. तीसरे वर्ण का व्यक्ति, 

वैश्य, -र्यो वैश्य की स्त्री । सम०--वर्यः सम्मान्य 

वैश्य । 

अर्यमन्‌ (पु०) [ अर्य श्रेष्ठं मिमीते--माञ-कनिन्‌ ति० ] 
1. सूय 2. पितरों के प्रधान--पितृणामर्यमा चास्मि 
--भग० १०।२९, 3. मदार का पौधा । 

अर्याणी [ अर्य+-डीष्‌, आनुक्‌ ] वैश्य जाति की स्त्री । 

अवंन्‌ (पुं) [ ऋ-वनिप्‌ ] 1. घोडा,--इलथीकृतप्रग्रह- 
मवतां ब्रजा:--शि० १२।३१, 2. चन्द्रमा के दस घोड़ों 
में से एक 3. इन्द्र 4. गोकर्णपरिमाण--ती 1. घोड़ी 
2. कुटनी, दूती । 

अर्वाच्‌ (वि०) | अवरे काले देशे वा अञ्चति अञ्चञ 
क्विन्‌ पृषो० अर्वादेशः ] 1. इस ओर आते हुए 
(विप० परञ्च्‌) 2. की ओर मुडा हुआ, किसी से 
मिलने के लिए आता हुआ 3. इस ओर होने वाला 4. 
नीचे या पीछे होने वाला 5. बाद में होने वाला, बाद का 
--क्‌ (अव्य०) 1. इस ओर, इधर की तरफ 2. किसी 
एक स्थान से 3. पहले (समय या स्थान की दृष्टि से ) 
-- यत्सृष्टेरर्वाक्‌ सलिलमयं ब्रह्माण्डमभूत्‌ --का० १२५ 
अर्वाक्‌ संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः--याज्ञ० 
२।१७३, ११३, १।२५४, 4. नीचे की ओर, पीछे, 
नीचे (विप० ऊध्वं) 5. बाद में, पश्चात्‌ 6. (अधि० 
के साथ) के अन्दर, निकट--एते चार्वागुपवनभुवि 
छिन्नदर्भाइकुरायाम्‌--श० १1१५ । सम०--कालः 
वाद में आने वाला समय,- -कालिक (वि०) आसन्न- 
काल से संबंध रखने वाला, आघुनिक, ता आधुनिकता, 
उत्तरकालीनता,-- कूलम्‌ नदी का निकटस्थ तट । 

अर्वाचीन ( वि०) [ अर्वाच्‌ +-ख ] 1. आधुनिक; हाल की 
2. उलटा, विरोधी, --मम्‌ (अव्य०) (अपा० के 
साथ) 1. इस ओर 2. के बाद का--यदृध्वं पृथिव्या 
अर्वाचीनमन्तरिक्षात्‌ - शत० । 

अस्‌ ( नप्‌ ०) [ ऋ+-असुन्‌ व्याधो शुट्‌ च ] बवासीर । 
सम०---ध्न (वि०) बवासीर को नष्ट करने वाला 
(घ्नः) सूरण, भिलावा (क्योंकि कहते हैं कि यह्‌ 
बवासीर नाशक हूँ) । 

अझस (वि०) [ अर्शसू+- अच्‌ ] बवासीर से पीडित । 

अहे, (म्वा० पर०) [ अहंति, अहितुम्‌, आनहे, अहित | 

(आष प्रयोग-आ०, रावणो नाईते पूजाम्‌--रामा०) 

1. अधिकारी होना, योग्य होना (कर्म० तथा तुमु- 

न्नन्त के साथ) - किमिव नायुष्मानमरेशवरान्नाहति 

--श० ७, 2. अधिकार रखना, अधिकारी बनना-ननु 

गर्भः पित्र्यं रिक्थमहति-श० ६, न स्त्री स्वातन्त्र्य- 

महंति--मनु० ९।३ 3. योग्य होता, पात्र बनना 

--अथंना मयि भवद्धि: कर्तुमहेति- नै०५।११३, दश ० 


( १०१ ) 


१३७, 4. समान होना, योग्य होना--न ते गात्राण्यु- 
पचारमर्हन्ति--श० ३1१८, सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां 
नाइँन्ति षोडशीम्‌--मनुर २।८६, 5. योग्य होना, 
अनुवाद 'मकता'-न मे वचनमन्यथा भवितुमहति-- 
श० ४ 6. पूजा करना, सम्मान करना नीचे प्रेर० दे० 
7. (मध्यम पुरुष के साथ--कभी-कभी अन्यपुरुष के 
साथ भी --तुमुन्नन्त का प्र गोग होता है), 'अहे' घातु 
मृदु आदेश, शिष्ट प्रार्थना तथा परामर्श के लिए 
प्रयुक्त होता है इसका अनुवाद होता है :--कृपा 
करना, अनुग्रह करना, प्रसन्न होना- ~द्वित्राण्यहा- 
न्यहेसि सोदृमर्हन्‌-रघु० ५1२५, कृपया प्रतीक्षा 
कीजिए; --नार्हसि में प्रणयं विहन्तुम्‌ - २।५८ 
[प्रेर० या चु० पर्‌०] सम्मान करना, पूजा करना, 
--राजाजिहत्तं मधुपर्कपाणिः --भट्टि ० १।१७, मनु० 
३1११९ । 

अहं (वि०) [अहँ + अच्‌] 1. आदरणीय. आदर योग्य, 
पात्र, अधिकारी -अर्हावभोजयन्‌ विप्रो दण्डमर्हति माष- 
कम्‌ --मनु० ८1३९२, 2. योग्य, दावेदार, अधिकारी, 
(कर्म०, तुमुन्तन्त, तथा समास में) --नैवाहँ: पैतृकं 
रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः-मनु० ९।१४४, संस्कार 
मर्हस्त्वं न च लप्स्यसे-रामा०, तस्मान्नार्हा वयं हन्तु 
धार्वराष्ट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌--भग० १।३७, इसी प्रकार 
मान? वध? दंड? आदि 3. सुहावना, उचित, उपयुक्त 
केबलं यानमर्हं स्यात्‌ -पंच० ३, (संबं० के साथ 
भी)--स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ पंच० १1८७-९२, 
4. उचित मूल्य का, कीमत का, दे० नीचे,- हैः 1. 
इन्द्र 2. विष्णु 3. मूल्य (जैसा कि 'महाहँ में) -- महाहँ- 
शस्यापरिवर्तनच्युतैः--कु० ५1१२, (महानर्हो यस्याः 
---मल्लिनाथ ) --हाँ पूजा, आराधना । 

अहणम्‌-णा [अह +भावे ल्युट्‌] पूजा, आराधना, सम्मान, 
आदर तथा सम्मान के साथ व्यवहार करना--अर्हणा- 
महते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे--रधु० १।५५, शि० 
१५।२२ । 

अहत्‌ (वि०) [अहँ -1-शतृ ] योग्य, अधिकारी, पुजनीय--- 
(पुं०) 1. बुद्ध 2. बौद्धधर्म की पुरोहिताई में उच्चतम 
पद 3. जैनियों के पूज्य देवता, तीर्थकर--सर्वेज्ञो जित- 
रागादिदोपस्त्रेलोक्यपूजितः, यथास्थितार्थवादी च देवोऽ 
हैन्‌ परमेश्वरः । 

अहुन्त (वि०) [अह्‌ --झ बा०] योग्य, अधिकारी,--तः 
1. बुद्ध 2. बोद्धनिक्षु । 

अरहन्ती (स्त्री) पूजा के योग्य होने का गुण, सम्मान, 
पूजा, -श्रोत्राहन्तीचणैर्गुण्यै:--सिद्धा ० । 

अह्यं (स० कृ०) [अह +प्यत्‌] 1. योग्य, आदरणीय, 2. 
प्रशंसा के योग्य । 

अल्‌ (भ्वा० उभ०) [अळति-्ते, अलितुम्‌, अलित] 1. 


सजाना, 2. योग्य या सक्षम होना 3. रोकना, दूर 
रखना, दे० अलम्‌ । 
अलम्‌ [अल्‌+ अच्‌] 1. विच्छू का डंक जो उसकी पूछ 
में होता है 2. पीली हरताल । 
अलकः [अल्‌ +-क्वुन्‌] 1. घुंघराले बाल, जुल्फे, बाल 
ललाटिका चन्दनधूसरारुका--कु० ५।५५,अलके .बाळ- 
कुन्दानुविद्धम्‌--मेघ० ६७, (यह्‌ शब्द नपुं भी है 
जँसा कि मल्लिनाथ केउद्ध रण--स्वभाववकाण्यलकानि 
तासाम्‌--से प्रकट होता है) 2. मस्तक के घूंघर 3. 
शरीर पर मला हुआ केसर,--का 1. आठ से. दस वर्ष 
तक की आयु की कन्या 2. यक्षों के स्वामी कुबेर 
की राजधानी--विभाति यस्यां ललितालकायां 
मनोहरा वैश्रवणस्य लक्ष्मी:--भामि० २1१०, गन्तव्या 
ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌--मेघ० ७4 सर० 
--अधिपः,- ईश्वरः,---पतिः अलका का स्वामी, 
कुबेर--अत्यजीवदमरालकेश्‍वरो--रघु० . १९१५, 
--अन्तः घूंघर का किनारा या लट,- चन्दा. 1. गंगा, 
गंगा में गिरने वाली नदी, 2. आठ से दस वर्ष के बीच 
की आयु की लड़की, --प्रभा कुब्रेर की ..राजधानी, 
-- संहतिः घूंघरों की पंक्तियाँ-शि० ६।३। 
अलक्तः-क्तकः[न रकतोऽस्मात्‌, यस्य लत्वम्‌--स्वार्थ कन्‌ 
--तारा०] कुछ वृक्षों से निकलने वाली राल, लाल 
रंग की लाख महावर (प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा 
शरीर के कुछ अंग इसके द्वारा रंगे जाते थे विशेषरूप 
से पैरों के तल और ओष्ट) -- (दन्तवाससा) चिरो- 
ज्झितालक्तकपाटलेन - कु० ५३४, मालवि० ३।५, 
अलक्तकाङ्को पदवीं ततान `- रघु० ७।७, स्त्रियो 
हृतार्थ पुरुषं निरर्थं निण्पोडितालक्तकवत्यजन्ति-मृच्छ० 
४1१५ । सम०--रसः महावर, लाक्षारस--अलक्तर- 
सरक्ताभावलक्त रसर्वाजतौ, अद्यापि चरणो तस्याः पद्म- 
कोशसमप्रभौ -रामा०,~-रागः महावर का लाल रंग । 
अलक्षण (वि०) [न० व०] 1. चिह्वरहित 2. परिचायक 
चिह्न से हीन, परिभाषारहित, 3. जिसमें कोई अच्छा 
चिह्न न हो, अशुभ, अपशकुन क्लेशावहा भर्तुरल- 
क्षणाहम्‌--रघु० १४।५,--णम्‌ 1. बुरा या अशुभ 
चिह्न 2. जो परिभाषा न हो, बुरी परिभाषा । 
अलक्षित (वि०) [न० त०] अदुष्ट, अनवलोकित- अलः 
क्षिताभ्युत्पतनो नृपेण --रघु० २।२७ । 
अलक्ष्मीः (स्त्री०) [न° त०] दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, निर्षनता । 
अलक्ष्य (वि०) [ न० त० ]1. अदृश्य, अज्ञात, अनव- 
लोटित 2. चिह्वरहित, 3. जिस पर कोई विशिष्ट 
चिह्न न हो 4. देखने में नगण्य 5. जिसमें कोई बहाना 
न हो, छल-कपट से रहित 6. अर्थो की दृष्टि से 
गौण । सम० --गति (वि०) अदृश्य रूप से 
घूमने वाळा, जन्मता अज्ञात जन्म, अप्रकटक जन्म 


( १०२ ) 


--वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता--कु« ५॥७०,--लिग 
(वि०) जो वेश बदले हुए हो, जिसका नाम पता छिपा 
हो,--वाच्‌ (वि०) किसी अदृश्य वस्तु को संबोधित 
करके बोलने वाला-कु० ५५७ । 

अलगर्दः [लगति स्पृशति इति लग्‌--क्विप्‌, लग्‌ अर्दयति 
इति अदे +-अच्‌, स्पृशन्‌ सन्‌, अर्दो न भवति ] पानी 
का साँप । 

अलघु (वि० ) [ स्त्री० घु--ध्वो |] [न० त० | 1. जो 
हल्का न हो, भारी, बड़ा 2. जो छोटा न हो, लम्बा 
(छंद: शास्त्र में) 3. संगीन, गंभीर 4. गहन, प्रचण्ड, 
बहुत बडा । सम०--उंपलः चट्टान.-प्रतिज्ञ (वि०) 
गंभीर प्रतिज्ञा करने वाला । 

अलड्करणम्‌ [ अलम्‌+-कृ+-ल्युट्‌ ] 1. सजावट, सजाना 
2. आभूषण (शा० तथा आलं० )--सृजति तावदशेष- 
गुणाकर पुरुषरत्नमलद्भुरणं भुवः--भतृ ० १९२ । 

अरूडूरिष्णु (वि०) [अलम्‌-- कृ+- इष्णु च्‌ ] 1. आभूषणों 
का शौकीन, 2. सजाने वाला, सजाने की क्रिया 
में कुशल । 

अलङ्कारः [ अलम्‌+ कृन-घञ्ञ्‌ ] 1. सजावट, सजाने या 
अलंकृत करने की क्रिया 2. आभूषण (आलं« से भी) 
-अलङकार: स्वर्गस्य-विक्रम० १, 3. अलंकार जिसके 
शब्द”, अर्थ” तथा शब्दार्थ? के अनुसार तीन भेद हैं 
4. काव्य के गुण दोष बताने वाला शास्त्र। समर 
न शास्त्रम्‌ काव्य कला तथा साहित्य शास्त्र,---सुवर्णम्‌ 
आभूषण घड़ने के लिए सोना । 

अरूझकारकः [ अलम्‌+ कृ+- घञ्न, स्वार्थे कन्‌ ] आभूषण, 
सजावट मनु० ७।२२०, [ अलम्‌+-कृऽ-ण्बुलू ] 
सजाने वाला । 

अलङ्कृतिः (स्त्रीश) [ अलम्‌ )-कृ+- क्तिन्‌ ] 1. सजावट 
2. आभूषण, कर्णालङकृति:-अमरु० १३, 3. साहित्यिक 
आभूषण, अलंकार-तददोषौ शब्दार्थो सगुणावन- 
लडकृती पुनः क्वापि-_काव्य० १; यो विद्वान्मन्यते 
काव्यं शब्दार्थावनलङकृती, असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण- 
मनलं कृती--चन्द्रा० सालङकृतिः श्रवणकोमलवर्ण- 
राजिः--भामि० ३।६, (यहाँ अ” द्वितीय तथा तृतीय 
अर्थ प्रकट करता हूँ) 

अलझक्रिया [ अलम्‌ --कु--श--टाप्‌ | अलंकृत करना, 
आभूषित करना, सजाना । (आलं० भी) । 

अलडङघनोय (वि०) [न० त०] जो छांघा न जा सके, पार 
न किया जा सके, जहाँ पहुंचा न जा सके, पहुँच के 
बाहर । 

अलजः [ अल+-जन्‌+-ड ] एक प्रकार का पक्षी । 

अलञ्जरः,--जुरः [अलं सामर्थ्यं जुणाति--ज्‌ 7-अच्‌ पुषो० 
उत्‌ तारा० ] मिट्टी का बर्तन, मतंबान, घडा । 

अरूम्‌ (अव्य) [ अलू+-अम्‌ बा० ] 1. (क) पर्याप्त, 


| 


यथेष्ट, काफी (संप्र० या तुमुन्नन्त के साथ)-तस्याल- 
मेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै --रघु० २1३९, अन्यथा प्रात- 
राशाय कुर्याम त्वामलं वयमू--भट्टि० ८।९८, (ख) 
समकक्ष, तुल्य (संप्र० के साथ)  देत्येभ्यो हरिरलम्‌ 
सिद्धा०, अलं मल्लो मल्लाय--महाभा० 2. योग्य, 
सक्षम (तुमुन्मन्त के साथ) --अलं भोक्तुम्‌ -सिद्धा०, 
वरेण शमितं लोकानलं दग्धु हि तत्तप:--कु० २।५६, 
(अघि? के साथ भी)---त्रयाणामपि लोकानामwमस्मि 
निवारणे--रामा० 3. बस, बहुत हो चुका, कोई 
आवश्यकता नहीं, कोई लाभ नहीं (निषेधात्मक बल 
रखना), करण या क्त्वान्त के साथ,--अलमन्यथा 
गृहीत्वा--मालवि० १।२०, आलप्यालमिदं बभरोयंत्स 
दारानपाहरत्‌ --शिव० २।४०, अलं महीपाल तव 
श्रमेण--रघु० २।३४, कु० ५।८२, अलमिर्याद्भिः 
कुसुमै:--श० ४, इतने फूल पर्याप्त हैं, 4. (क) पूर्ण- 
रूप से, पूरी तरह से--अहंस्येनं शमयितुमलं वारि- 
घारा सहस्रे:--मेघ० ५३, त्वमपि विततमञ्ञः स्वगणः 
प्रीणयाऽलम्‌--श० ७1३४, (ख) बहुत, अत्यधिक, 
बहुत ही अधिक,--तुदन्ति अलम्‌ का० २, यो गच्छत्यलं 
विद्विषतः प्रति-अमर०। सम०--कर्मोण (वि०) 
कार्य करने में सक्षम, दक्ष, कुशल, कृ दे० 'कृ के 
नीचे,--औविक (वि०) जीविका के लिए यथेष्ट,_-धन 
(वि०) यथेष्ट धन रखने वाला, धनवान्‌,--निरा- 
दिष्टघनश्चेत्तु प्रतिभूः स्यादलंघनः--मनु० ८१६२, 
-धूमः अधिक घूआँ, धूम्रपुंज, घूण का अंबार,-पुरुषीण 
(वि०) 1. जो मनुष्य के योग्य हो, मनुष्य के लिए 
पर्याप्त हो, -बल (वि०) पर्याप्त बल शाली, यथेष्ट 
शक्तिशाली,--बुद्धिः पर्याप्त समझ,--भूष्ण (वि०) 
योग्य, सक्षम--विनाप्यस्मदलभूष्णुरिज्यायं तपसः 
सुतः-शि० २॥९ । 

अलम्पट (वि०) [ न० त० ] जो लंपट या विषयी न हो, 
शुद्ध चरित्र वाला,--टः अन्तः पुर । 

अलम्बुषः [ अलं पुष्णाति इति--पुष्‌+-क पृषो० पस्य बः ] 
1. वमन, छदि, 2. खुले हुए हाथ की हथेली । 

अलय (वि०) [ न० ब० ] 1. गृहहीन, आवारा 2. नाश 
न होने वाला, अविनइवर,--यः [ न० त० ] 1. अन- 
नश्वरता, स्थायित्व 2. जन्म, उत्पत्ति । 

अलकः [अलम्‌ अर्यते अर्च्यते वा अक्‌ +-अच्‌, अच्‌ घडा 
वा शक० पररूपम्‌ ] 1. पागल कुत्ता या मदोन्मत्त 
व्यक्ति 2. सफेद मदार । 

अलले (अव्य०) [ अर--रा--के रस्य ल: | बहुधा नाटकों 
में प्रयुक्त होने वाला पैशाची बोली का शब्द जिसका 
कोई अपना तात्पर्य नहीं । 

अलवालम्‌ [ न० त० ] वृक्ष में पानी देने के लिए जड़ में 
बना हुआ स्थान दे० 'आलवाल' । 


( १०३ ) 


अलस्‌ (वि०) [न० त० लस्‌+-क्विप्‌ ] न चमकने वाला । 

अलस (वि०) [न लसति व्याप्रियते--लस्‌--अच्‌ ] 1. 
अक्रिय, स्फूतिहीन, सुस्त, आलसी 2. थका हुआ, 
श्रान्त, क्लान्त,-मार्गश्रमादलसश्रीरे दारिके--माल- 
वि०, ५, अमरु० ४।९०, विक्रम» ३।२, गगन 
मलसम्‌--मा० १।१७, 3. मुदु, कोमल 4. ढीला, 
मन्द (गति में) -- श्रोणीभा रादलसगमना-मेघ० ८२, 
सम०--ईक्षणा वह स्त्री जिसकी मदभरी दृष्र्टि हो । 

अलसक (वि०) [ अलस-+-कन्‌ ] अकमेण्य, सुस्त,--कः 
अफारा, पेट का एक रोग । 

अलातः--तम्‌ [ न० त०] अंगार, अधजली लकड़ी 
--निर्बाणालातलाघवम्‌ कु० २।२३। 

अलाबुः---ब्‌ः (स्त्री) [ न-लम्बते; न+ लम्ब्‌ न-उ-- 
णित्‌ नलोपश्च वृद्धि:--तारा० ] लंबी लोकी-बु 
(नपुं ०) 1. तुमड़ी का बना पान-पात्र 2. तुमड़ी का 
हलका फल जो पानी पर तैरता है--कि हि नामैतत्‌ 
अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्त इति--महा- 
बी० १, मनु० ६।५४। सम०-_कटम्‌ लोकी का 
कसा हुआ चूरा,--पात्रम्‌ तुमड़ी का बना बर्तन । 

अलारम्‌ [ ऋ-- यड्‌, लूक्‌+-अच्‌ रस्य ल: | दरवाजा । 

अलिः [ अल्‌-इन्‌ ] 1. भौंरा 2. बिच्छू 3. कोवा 4. 
कोयल 5. मदिरा । सम०--कुलम्‌ भोरों का झुंड, 
संकुल मक्खियों के झुंड से भरा हुआ-अलिकुल 
सङकुरकुसुमनिराकुलनवदलमालतमाले-गी० "सकुल 
कुन्ज नामक पौधा,—जिह्वा,-जिह्वका गले के भीतर 
का कौवा, घांटी, कोमल तालु--प्रिय जो भौंरों को 
अच्छा लगे (--यः) लाल कमल, (--या) बिगुल 
जैसा फूलमाला भौंरों का | 
--रुतम्‌ भौरों का गुंजार,--वल्लभः== प्रियः तु० । 

अलिकम्‌ [ अल्यते भूष्यते---अल्‌+-कर्मणि इकन्‌ ] मस्तक, 
---अलिकेन च हेमकान्तिना--भामि० २।१७१, 
विद्धशा० ३।६, । 

अलिन्‌ (पुं०) [ अल्‌ +-इनि ] 1. बिच्छू 2. भौंरा,-- मलि- 
निमाऽलिति माधवयोषिताम्‌- शि० ६।४,--नी भौंरों 
का झुंड, अरमतालिनी झिलीन्ध्रे-शि० ६।७२, 
अलिनीजिष्णुः कचानां चय:--भतु० १।५ । 

अलिगर्दः [ दे० 'अलगदं' ] एक प्रकार का साँप । 

अलिद्भः (वि०) [ न० ब० ] 1. जिसका कोई विशिष्ट 
चिह्न न हो, चिह्न रहित 2. बुरे चिह्लों वाला 3. 
(व्या० में) जिसका कोई लिग न हो । 

अलिञ्जरः [ अरूनम्‌--अलिः अल्‌ =इन्‌ तं जरयति इति 
जु+-अच्‌ पृषो० मुम्‌ ] जलपात्र, दे० अलंजर' । 

अरिन्दः [ अल्यते भूष्यते, अल्‌--कर्मेणि किदच ] 1. घर 
के दरवाजे के सामने का चबूतरा--मखालिदतोरणम्‌ 
--मालवि० ५, 2. दरवाजे पर बनीं चौकोर जगह । 


अलिपकः [ न० त० ] 1. कोयल 2. भौंरा 3. कुत्ता । 

अखिमकः =्=दे० अनिमक। 

अलिम्पक--वकः=दे० अनिमक । 

अलीक (वि०) [ अल्‌ +-वीकन्‌ ] 1. अप्रिय, अरुचिकर 2. 
असत्य, मिथ्या, मनगढ्न्त-- -अलीककोपकान्तेन--का ० 
१४७, °वचन--अमरु० २३, ३८, ४३,--कम्‌ 1. 
मस्तक 2. मिथ्यात्व, असत्यता । 

अलीकिन्‌ (वि०) [ अलीक--इनि ] 1. अरुचिकर, अप्रिय 
2. मिथ्या, छलने वाला । 

अलुः [ अल्‌-उन्‌ ] छोटा जल-पात्र । 

अलूक्‌, समासः | नास्ति बिभक्तेः लुक लोपो यत्र ] एक 
समास जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं 
होता, उदा०- सरसिजम्‌, आत्मनेपदम्‌ । 

अले, अलेले (अव्य०) [ अरे, अरेरे इत्येव रस्य लः ] 
बहुधा नाटकों में प्रयुक्त निरर्थक शब्द जो पिशाची 
बोली में पाये जाते हैं। 

अलेपक (वि०) [ न० ब० कप्‌ ] बेदाग--कः परब्रह्म । 

अलोक (वि०) [ न० ब० ] 1. जो दिखाई न दे -जैसा 
कि--लोकालोक इवाचल:--रघु ० १।६८ [ न लोक्यत 
इति अलोकः--मल्लि० | 2. जिसमें लोग न हों 3. 
(अच्छे कर्म न होनेके कारण) जो मृत्यु के उपरांत 
किसी दूसरे लोक में नहीं जाता, कः--कम्‌ 
[ न० त०] 1. जो लोक न हो, 2. संसार की समाप्ति 
या नाश, लोगों का अभाव--रक्ष सर्वानिमाँल्लोकान्‌ 
नालोक कर्तुमहसि--रामा० । सम०- सामान्य असा- 
घारण, असामान्य । 

अलोकनम्‌ [ न० त० ] अदृश्यता, दिखाई न देना, अंत- 
ध्यान होना । 

अलोल (वि०) [ न० त० ] 1. शान्त, क्षोभरहित 2. दृढ़, 
स्थिर, 3. अचंचल 4. जो प्यासा न हो, इच्छा रहित । 

अलोलूप (वि०) [ न० त० | 1. इच्छाओं से मुक्त 2. जो 
लालची न हो, बिषयों से उदासीन । 

अलौकिक (वि०) [ स्त्री ०--की ] [ न० त० ] 1. जो लोक 
में प्रचलित न हो, असाधारण, लोकोत्तर 2. जो 
सामान्य भाषा में प्रचलित न हो, घर्म-लेखों के लिए 
विशिष्ट, श्रेण्य साहित्य में अप्रयुक्त, वेदिक 4. प्रावका- 
ल्पनिक, “त्वम्‌ किसी शब्द का विरल प्रयोग--अलौ- 
किकत्वादमरः स्वकोषे न यानि नामानि समुल्लिलेख, 
विलोक्य तैरप्यधुना प्रचारमयं प्रयत्न: पुरुषोत्तमस्य 
त्रिका० । 

अल्प (वि०) [अल्‌-प] 1. तुच्छ, महत्त्वहीन, नगण्य 
(विप० महत्‌ या गुरु) मनु० ११।३६, 2. छोटा, 
थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा (विप० बहु) --अल्पस्य हेतो- 
बहु हातुमिच्छन्‌--रघु० २।४७, १, २, 3. मरणशील 
जो थोड़ी देर जीवे 4. कभी-कभी होने वाला, विरल, 


( १०४ ) 


-'ल्प्भ्‌,- ल्पेन,--ल्पात्‌ (क्रिश वि०)1. जरा 2. जरा 
से कारण से,-प्रीतिरल्पेन भिद्यते-रामा० 3. अनायास, 
बिना किसी कष्ट या कठिनाई के। सम०- अल्प 
(वि०) बहुत ही जरा सा, सूक्ष्म; थोडा-थोडा करके, 
“असु-- प्राण दे०,-- आकांक्षिन्‌ (वि०) थोड़ा 
चाहने वाला, संतुष्ट, थोड़े से ही संतुष्ट,---आयुस 
(वि०) थोड़ी देर जीने वाला -मेघ० ४ १५७, (-युः 
पुं०) 1. छोटी आयु का, बच्चा, 2. बकरी,--आहार, 
--आहारिन्‌ (वि०) मिताहारी, खाने में औसतदर्जे 
का (-रः) परिमितता, भोजन में संयम--इतर (वि०) 
1. जो छोटा न हो, बड़ा 2. जो कम न हो, बहुत 
जैसे "रा: कल्पनाः, नाना प्रकार के विचार,--ऊन 
(वि०) ईषद्दोषी, अघूरा,--उपायः छोटे साघन,--गंध 
(वि०) थोड़ी गंध वाला (-धम्‌) लाल कमल, 
-- चेष्टित (वि०) क्रियाशून्य,--छद,--छाद (वि०) 
थोड़े वस्त्र धारण किये हुए--मृच्छळ १।३७,--ज्ञ 
(विं०) थोड़ा जानने वाला, उथले ज्ञान वाला, मोटी 
जानकारी रखने वाला,- तनु (वि०) 1. ठिंगना, 
छोट कद का 2. दुर्बल, पतला,--दृष्टि (वि० ) जिसका 
मन उदार न हो, अदूरदर्शी,--धन (वि०)जो घनवान्‌ 
न हो, घनहीन,--मनु ० ३1६६, ११॥४०,--धी (वि०) 
दुर्बेलमना, मूख, म्‌ (वि०) थोड़ी संतान वाला, 
-प्रमाण,-- प्रमाणक (वि०) 1. थोड़े वजन का, थोड़ी 
माप का, 2. थोड़े प्रमाणों वाला, थोड़े से साक्ष्य पर 
निर्भर रहने वाला,-प्रयोग (वि०) विरलता से प्रयुक्त, 
कभी-कभी प्रयुक्त,--प्राण---असु (वि०) थोडा श्वास 
रखने वाला, दमे का रोगी (--णः) 1. थोड़ा श्वास 
लेना, दुर्बल श्वास 2. (व्या० में) वर्णमाला के महा 
प्राणताहीन अक्षर--उदा० स्वर, अर्धस्वर, अनुनासिक 
तथा क्‌च्ट्त्‌प्‌ग्‌ ज्‌ ड्‌दूब्‌ अक्षर; --बल 
(वि०) दुर्बल, बलहीन, कम शक्ति रखने वाला 
बुद्धि, --मति (वि०) दुबेलबुद्धि, मूर्ख, अज्ञानी 
-+मनु० १२।७४, --भाषिन्‌ (वि०) वाक्‌ - कृपण, 
थोड़ा बोलने वाला, --मध्यम (वि०) पतली कमर 
वाला,--भात्रम्‌ (वि०) थोडा सा, जरा सा.--मति 
(वि०) छोटे कद का, ठिंगना (--तिः-स्त्री०) 
छोटी आकृति या वस्तु, -मूल्य (वि०) थोड़ी कीमत 
का सस्ता,--मेघस्‌ (वि०) थोड़ी समझ का, अज्ञानी; 
मूर्ख, ---बयस्‌ (वि०) थोड़ी आयु का, कमसिन 
~वादिन्‌ (वि०) अल्पभाषी, -विद्य (वि०) अज्ञानी 
अशिक्षित, --विषय (वि०) सीमित परास या 
चारिता से युक्‍त,--क्वचाल्पविषया मतिः--रघु० 
१।२, --शक्ति (वि०) कमजोर, दुर्बल, सरस्‌ 
(नपुं०) पोखर, छोटा जोहड़ (जो गर्मियों में सूख 
जाता हैं) 


अल्पक (वि०) [ स्त्री --ल्पिका ] [ अल्प+कन्‌ | 1. 
छोटा, थोडा 2. क्षुद्र, नीच । 
अल्पम्पच (वि०) | अल्प+-पच्‌+-खश्‌ --मुम्‌ ] (थोड़ा 
पकाने वाला) लालची, कंजूस, मक्खीचूस;--चः 
कृपण । 
अल्पज्ञः (अव्य०) [ अल्प+ शस्‌ ] 1. थोड़े अंश में, जरा 
थोड़ा-_बहुशो ददाति आभ्युदयिकेषु, अल्पशः श्राद्धेषु 
-पा० ए४४२, टीका, 2. कभी-कभी, यदा कदा । 
अल्पित (वि०) [ अल्प कृतार्थं णिच्‌ कर्मणि-क्त ] 1. 
घटाया हुआ, 2. सम्मान की दृष्टि से नीचा, तिरस्कृत 
--मृषा न चक्रेऽल्पितकल्पपादपः -नै० १।१५ 
अल्पिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन अल्पः--इष्ठन्‌ ] न्यूनाति- 
न्यून, छोटे से छोटा, अत्यन्त छोटा । 
अल्पीकृ (तना० उभ०) छोटा बनाना, घटाना, संख्या में 
कमी करना । 
अल्पीयस्‌ (वि०) [ अतिशयेन अल्पः--ईयसुन्‌ | अपेक्षाकृत 
छोटा, दूसरे से कम, बहुत थोड़ा । 
अल्ला [ अल्यते इति अल्‌ + क्विप, अले मूषार्थे लाति 
गृहणाति--ला-- क ] माता (संबोधन - अल्ल) । 
अब्‌ (म्वा० पर०) [ अवति, अवित या ऊत ] 1. रक्षा 
करना, बचाना,-यमवतामवतां च घुरि स्थितः-रघु ० 
९।१, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्तस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिः 
रीश:--श० १।१, 2. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, 
सुख देना, विक्रमस्ते न मामवति नाजिते त्वयि--रधु० 
११।७५, न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी-- 
१।६५, 3. पसन्द करना, कामना करना, इच्छा करना 
4, कृपा करना, उन्नत करना (धातुपाठ में इस धातु 
के और अनेक अर्थ दिये गये हैं, परन्तु श्रेण्य साहित्य 
में उनका प्रयोग विरल होता है) 
(अव्य०) | कई बार आरंभिक 'अ' को लुप्त कर 
दिया जाता है जैसा कि “पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य” 
कु० १।१ में ] [ अव्‌ +अच्‌ ] 1. (सं० बो० अव्य० 
के रूप में) दूर, परे, फासले पर, नीचे, 2. (क्रिया से 
पूर्व उपसर्ग के रूप में) यह प्रकट करता है (क) 
संकल्प, दृढ निश्‍चय--अवधृ (ख) विसरण, परि- 
व्याप्ति--अवकु (ग) अनादर अवज्ञा (घ) थोड़ा 
पन, ब्रीहीनवहन्ति (ङ) आश्रय लेना, सहारा लेना 
अवलम्ब्‌ (च) पवित्रीकरण --अवदात (छ) अव- 
मृल्यन्‌, पराजय-अवहन्ति शत्रून्‌ (पराभवति) (ज) 
आदेश देना--अवक्ल्प्‌ (झ) अवसाद, नीचे झुकना- 
अवतृ, अवगाह, (न) ज्ञान--अवगम्‌--अवइ, 3 
तत्पुरुष समास के प्रथम खण्ड के रूप में इसका अर्थ 
होता है:--अवक्रष्ट, उदा०--अवकोकिल:==अवक्रृष्टः 
कोकिलया सिद्धा० । 
अवकट (वि०) [ अव-स्वार्थे-कटच्‌ ] 1. नीचे की 


अव 


( १०५ ) 


ओर, पीछे की ओर 2. विपरीत, विरोधी, --टम्‌ 
विरोध, वैपरीत्य । 

अवकरः [ अव -;-क्‌ + अप्‌ | घूल बुहारन । 

अवकर्तः [ अव क्त्‌ +-घञ् | टुकड़ा, धज्जी । 

अवकतंनम्‌ | अव! 

अवकर्षणम्‌ | अव-+-कृप्‌ +-ल्युट्‌ | 1. बाहर निकालता, 
खींचना 2. निष्कासन ! 

अवकलित (वि०) [ अब | कलर्स क्त ] 1. दृष्ट, अवलो- 
कित 2. ज्ञात 3. लिया हुआ, गृहीत । 


कृत्‌--ल्युट्‌ | काटना, धज्जियाँ करना । | 


अवकृष्ट ( भू० क० कृ०) [अव--कृषूर्-क्त] 1. खींचकर 
नीचे किया हुआ, 2. दूर हटाया हुआ 3. निष्कासित, 
बाहर निकाला हुआ 4. घटिया, नीच, पतित, बहिष्कृत 
(विप० उत्कृष्ट या प्रकृष्ट) --ष्टः वह नौकर जो 
झाडू-बुहारु आदि का काम करता है (संमार्जनशोधन- 
विनियुक्त) ; --पणो देयो्वक्ृष्टस्थ, षड्त्क्रष्टस्य वेत 
नम्‌-मनु० ७१२६ । 


` अवक्लृप्तिः (स्त्री०) [ अव--क्लप्‌+-वितिन्‌ | 1. संभव 


अवकाश: | अव+ कास्‌ + घङा | 1. अवसर, मौका,-ताते ' 
चापद्वितीये वहति रणधुरां को भयस्थावकाशः---वेणी ० ; 


३७, लभ्‌ के साथ प्रयुक्त होकर इसका अर्थ होता , अवकेशिन्‌ (वि०) [अवच्युतं क॑ सुखं यस्मात्‌-अवकम्‌ 


है--क्राय के लिए क्षेत्र या अवसर प्राप्त करना, 


---लब्धावकाशो:विध्यन्मां तत्र दग्धो मनोभवः--कथा० : 
१४१ 2. (क) स्थान, जगह, ठौर--अवकाशं किलो- : 


दन्वान्रामायाभ्यथितो ददौ --रघु० ४।५८ इसी प्रकार 
__अन्यमवकाशमवगाहे--विक्रम० ४, यथावकाशं नी 
उचित स्थान पर ले जाना -रघु० ६।१४,-अस्माकम- 
स्ति न कर्थत्रिदिहावकाशः---पंच० ४।८, अवकाशो 
विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे--रामा० (ख) 
पदार्पण, प्रवेश, पहुँच, अन्तर्गमन (छाया) शुद्धे तु 
दर्पणतले सुलभावकाशा--श० ७।३२, लभ्‌ के साथ 
बहुधा इन्हीं अर्था में प्रयोग-लब्धावकाशो मे मनोरथः 
श ०१, शोकावेगदूषिते मे मनसि विवेक एव 
नावकाशं लभते--प्रबो०, कृ या दा से पूर्वं लगकर भी 
अर्थ होता है--स्थान देना' “प्रवेश कराना' “मार्ग 
देना'--असौ हि दत्त्वा तिमिरावकाशम्‌ - मृच्छ० 


३।६, तस्माद्देयो विपुलमतिभिर्तावकाशोऽघमानाम्‌-_ । 


पंच० १।३६६; अवकाश रुध्‌ -रोकना, वाधा 
डालना -नयनसलिलोत्पीडरुद्रावकाशा (निद्रा) 
मेघ० ९१, 3. अन्तराल, बीच का स्थान या समय 4. 
द्वारक, विवर! 

अवकीणिन्‌ (वि०) [ अबकीणे | इनि ] संयम का उल्लंघन 
करने वाला, ब्रह्मचर्य ब्रत को तोड़ देने वाला, (पुं०--- 
णी) धर्मनिष्ठ विद्यार्थी जिसने (मेथुनादिक करके) 
अपने ब्रह्मचर्य ब्रत को तोड़ा और संयमहीनता का 
परिचय दिया; ---अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु 
योषितम्‌, गर्देभं पशुमालभ्य नैतं स विशुध्यति-- 
याज्ञ० ३।२८०, मनु० ३।१५५ । 

अवकुञ्चनम्‌ [ अव+-कुञ्च्‌+-ल्युट्‌ ] झुकाव, मोड़, 
सिकुड़न । 

अवकुण्ठनम्‌ | अव-- कुष्ठ्स-ल्युट्‌ ] 1. घेरना, घेरा डालना 
2. आकृष्ट करना, कस के पकड़ना । 

अवकुण्ठित (वि०) [ अव~-कुण्ठ्‌य-क्त | 1. घेरा हुआ, 
परिवेष्टित 2. आकृष्ट । 

ड 


समझता, संभावना, संभाव्यता--क्वेव भोक्ष्यसे अनव- 
क्लृप्तावेव--सिद्धा (अनवक्लूप्तिरसम्भावना) 2. 
उपयुक्तता । 


(फलशून्यता) तदीशितुं शीलमस्य इति अवक--ईश्‌ 
-+-णिनि ] फलहीन, बंजर (जैसा कि वृक्ष) । 

अवकोकिल .(वि०) [ अवक्रुष्टः कोकिलया | क़ोयल द्वारा 
तिरस्कृत । 

अवक्र (वि०) [न० त०] जो टेढ़ा न हो, (आलं०) ईमा- 
नदार, सच्चा । 

अवक्रन्द (वि०) [अव+क्रन्दू‡-घञ्ञ्‌ ] शर्मः २ रुदन करने 
वाला, दहाड़ने वाला, हिनहिनाने वाला,--वः 
चिल्लाना, चीख, चीत्कार । 

अवकन्दनम्‌ [ अव +-क्रन्द्‌-ल्युट्‌ ] जोर से चिल्लाना, ऊँचे 
स्वर से रोना । 

अवक्रमः [ अवक्रम्‌ +-घञ्न्‌ ] नीचे उतरना, उतार । 

अवक्रयः [ अव--0ी-+-अच्‌ | 1. मूल्य 2. मजदूरी, 
किराया, खेत का भाड़ा 3. किराये पर देना, पट्टे पर 
देना 4. (राजा को दिया जाने वाला) कर या राजस्व, 
शुल्क (राजग्राह्मं द्रव्यम्‌ सिद्धा०) । 

अवक्रान्तिः (स्त्री ०) [ अव~-क्रम्‌+-क्तिन्‌ ] 1. उतार 2. 
उपागम । 

अवक्रिया [अव+ कृ+-श+-टाप्‌ ] भूल, चूक । 

अवक्रोशः [ अव+-क्रुश्‌+-घञा ] 1. बेमेल ध्वनि 2. 
कोसना 3. दुर्वचन, निन्दा । 

अवक्लेदः [ अव--क्लिदू--घव्य ] 1. टपकना, ओस 
पड़ना 2. कचलहू, पीप । 

अवक्लेदनम्‌ [ अव--क्लिद्‌+-ल्युट्‌ ] बूंद २ टपकना, ओस 
या कुहरे का गिरना । 

अवक्वणः [ अव--क्वण्‌य-अच्‌ ] बेसुरा अलाप । 

अवक्वाथः [ अव+-क्वथ्‌--घञ्ञ्‌ ] अघूरा पचन या अघूरा 
उबालना । 

अवक्षय: [अव~-क्षिञ- अच्‌] नाश, बरबादी, ध्वंस, तबाही । 

अवक्षयणम्‌ [ अव+ क्षिञ-ल्युट्‌ ] (आग आदि को) बुझाने 
के साधन । 

अवक्षेपः [ अव+क्षिप्‌+- घञ्‌ ] 1. लांछन, निन्दा 2. 
आक्षेप । 


( 


अवक्षेपणम्‌ [अव--क्षिपू--ल्युट्‌] 1. नीचे की ओर फेंकना, 
कमं के पाँच प्रकारों में से एक, दे० 'कर्म? 2. घृणा, 
नफ़रत 3. बदनामी, लांछन 4. पराजित करना, दमन 
करना---णी बागडोर, लगाम । 

अवखण्डनम्‌ | अव--खण्ड्+-ल्युट्‌ | बांटना, नष्ट करना । 

अवखातम्‌ [ प्रा० स० | गहरी खाई ! 

अवगणनभ्‌ [ अब--गणू-+ल्युट्‌ ] 1. अवज्ञा, तिरस्कार, 
अवहेलना 2. निदा, लांछन 3. अपमान, मानभंग । 

अवगण्ड; | प्रा० स० ] फोड़ा फुसी जो गाल पर होती है। 

अवगतिः (स्त्री) [ अव--गम्‌--क्तिन्‌ ] 1. ज्ञान, प्रत्य- 
क्षीकरण, समझ, सत्य और निश्चित ज्ञान--ब्रह्मावग- 
तिहि पुरुषार्थ: ब्रह्मावगतिस्त्वप्रतिज्ञाता--शत० । 

अवगम:--गमनम्‌ | अव+गम्‌--घज्म, ल्युट्‌ चा] 1. 
निकट जाना, नीचे उतरना 2. समझना, प्रत्यक्षीकरण, 
ज्ञान । 

अवगाढ (भू० क० कु०) [ अव+गाह --क्त ] 1. डुबकी 
लगाया हुआ, घुसा हुआ, डूबा हुआ, अमृतह्णदमि- 
वावगाढोऽस्मि--श० ७, 2. नीचे दबाया गया,-- 
नीचा, गहरा (शा० आलं०)-अभ्युन्नता पुरस्तादव- 
गाढा जघनगौरवात्पशचात्‌-श० ३।७, 3. घनीभूत, 
जमा हुआ (जैसे रक्त) । 

अवगाहः-गाहनम्‌ [अव +-गाह्‌-†-घञ्ग , ल्युट्‌ वा] 1. स्नान, 
~¬ सुभगसलिलावगाहाः-श० १।३ सदावगाहक्षमवारि- 
संचयः --ऋतु० १।१ 2. डुबकी लगाना, डुवाना, 
घुसना--परदेशावगाहनात्‌--हि० ३।९५, जलावगाह- 
क्षणमात्रशान्ता--रघु० ५।४७, दग्घानामवगाहनाय 
विधिना रम्यं सरो निमितम्‌-श्वृंगार० १, 3. (आलं० ) 
निष्णात होना, सीख लेना 4. स्नानागार । 

अवगीत (भू० क० कृ) [ अव+-गै+-क्त ] 1. बेमेल 
स्वर से गाया हुआ, बुरी तरह से गाया हुआ 2. घम- 
काया हुआ, गाली दिया हुआ, कोसा गया 3. दुष्ट 
बदमाश 4. यान द्वारा व्यंग्यात्मक ढंग से चोट किया 
गया; -तम्‌ 1. व्यंग्यगान, परिहास 2. धिक्कार, 
लाछत । 

अवगुण: [ प्रा० स० | अपराध, दोष, बुराई--अन्यदोषं 
परावगुणम्‌ --मल्लि० कि० १३।४८। 

अवगुण्ठनम्‌ [ अव+गुष्ठ्‌+-ल्युट्‌ ] 1. घूंघट निकालना, 
छिपाना, बुर्का ओढ़ना 2. पर्दा (मुंह के लिए) 
( आलं० भी ) -अवगुण्ठनसंवीता कुलजाभिसरे- 
चदि -सा० द०--कृतशोर्षावगुंठन:-मुद्रा० ६, 3. 
घूंघट, बुर्का । ॥ 

अबगुंठनवत्‌ (वि०) [ अवगुण्ठन-+- मतुप्‌ | घूंघठ से ढका 
हुआ, पदे से आवृत, "दती नारी--श० ५। 

अवगुष्ठिका [ अव-- गृण्ठ +- ण्वुलू--टापू ] 1. घूँघट, पर्दा 
2. आवरण 3. चिक या पर्दा । 


१०६ 


) 


अवगुण्ठित (भू० क० कृ०) [ अव--गुण्ठ्‌+क्त | पर्दा 
पड़ा हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ -रजनीतिमि राव- 
गुण्ठिते--कु० ४११] 

अबगुरणम्‌,-गोरणम्‌ [ अव+गुर्‌+ल्युट्‌ ] घुड़कना, घम- 
काना, मार डालने के इरादे से प्रहार करना, शस्त्रो 
से आक्रमण करना । 

अवगूहनम्‌ [ अव+-गूह +ल्युट्‌ ] 1. छिपाना, प्रछन्त 
रखना 2. आलिंगन करना । 

अवग्रहः [अव~- ग्रह्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. समस्त पद के घटक शब्दों 
को अलग अलग करना, सन्धिच्छेद करना 2. इस 
प्रकार की पृथकता को द्योतन करने वाला चिह्न 3. 
विराम, सन्धि का न होना (जैसा कि--धिक्‌ तां 
चतं च मदनं च इमांच मां च--इसमें च+ इमां= 
चेमां सन्धि नहीं हुई) 4. ए और ओ से परे 'अ' 
का लोप हो जाने पर $ चिह्न 5. वर्षा का न होना, 
सूखा पड़ना, अनावृष्टि--बृष्टिर्भवति शस्यानामवग्रह- 
विशोषिणाम्‌--रघु० १।६२, १०।४८, नभोनभस्ययो- 
वेष्टिमवग्रह इवान्तरे--१२।२९, वृषेव सीतां तदवग्रह- 
क्षताम्‌ कु० ५।६१, 6. बाधा, रोक 7. हाथियों का 
समूह 8. हाथी का मस्तक 9. प्रकृति, मूलस्वभाव 
10. दण्ड (विप० अनुग्रह) 11. कोसना गाली देना । 

अवग्रहणम्‌ [ अव+-ग्रह +ल्युट्‌ ] 1. बाधा, रुकावट 2. 
अनादर, अवहेलना 

अवग्राहः | अव~-ग्रह्‌ +घञ्ञ्‌ ] 1. टूटना, वियोजन 2. 
अड्चन 3. शाप दे० 'अवग्रह' । 

अवघट्टः [ अव+-घट्ट+-घञ्‌ ] 1. बिल, गुहा, मांद 
2. शिला, चक्की (अनाज पीसने के लिए), 3. जोर से 
हिलाना । 

अवधर्षणस्‌ [ अव+-घुष्‌ + ल्युट्‌ ] 1. रगड़ना 2. मलना 
3. पीसना । 

अवघातः [ अव+-हन्‌ + घडा, ] 1. प्रहार करना 2. चोट 
पहुँचाना, मारना 3. प्रचण्ड आघात, तीव्र आघात--- 
कर्णावधातनिपुणेन च ताड्यमाना दूरीकृताः करिवरेण 
(भृंगाः) -नीति० २, 4 घान आदि को ओखल में 
डालकर मूसल से कूटना । 

अवघूर्णनम्‌ [ अव-+-घूण +-ल्युट्‌ ] घुमेरी आना, चक्कर 
आना । 

अवधघोषणम्‌ --णा [ अव+घुष्‌+-ल्यृट्‌ ] 1. घोषणा करना 
2. उद्घोषणा । 

अवघ्राणम्‌ [ अव] घ्रान-ल्युट्‌ ] सूँघने की क्रिया । 

अवचन (वि०) [ न० ब० | न बोलने वाला, सुप, वाणी 
रहित--शकुन्तला साध्वसादवचना तिष्ठति-श०१, 
“नम्‌ 1. उक्ति का अभाव, चुप्पी, मौन 2. निन्दा, 
लांछन, भत्सेना--कर( वि० ) आज्ञा न मानने 
वाला । 


( १०७ ) 


अबचनीय (वि०) [न० त०] 1. जो कहने के या उच्चारण 
करने के योग्य न हो, अश्लील या अशिष्ट (भाषा) 
--वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌-मनु० ८1२६९, 
2. जो निन्दा या लांछन के योग्य न हो, निन्दा से 
मुकत --लोकँरवचनीया भवति-- मृच्छ० २, "ता कहने 
में अनौचित्य, निन्दा से मुक्ति--सर्वथा व्यवहतेव्ये 
कुतो ह्यवचनीयता - उत्तर० १५ । 

अवच (चा) यः [अव-+चि+-अच्‌, घडा, वा] चयन करना 
(फल फूल आदि का) --ततः प्रविशतः कुसुमावचयम- 
मिनयन्त्यौ सख्यौ--श० ४, अविरतकुसुमावचायखे- 
दात्‌--शि० ७।७१। 

अवचारणम्‌ [अव+-चर्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌] किसी काम पर 
नियुक्त करना, प्रयोग, प्रगमन की पद्धति । 

अबचूडः-लः [अवनता चूडा अग्रं यस्य वा डो लः] रथ के 
ऊपर लह्राता हुआ कपड़ा, ध्वजा के शिरोभाग में 
बंधा हुआ (चौरी जैसा) अधोमुख वस्त्रखंड,--पिच्छा- 
वचूडमनुमाधवधाम जम्मु:--शि० ५।१३, दिवसकरः 
वारणस्यावचूलचामरकलापः--का० २६। 

अवचूर्णनम्‌ [अव चूर्ण --ल्युट्‌] 1. चूरा करना, पीसना, 
चूर्ण बनाना 2. चूरा बुरकाना विशेषकर कोई सूखी 
दवा घाव पर बुरकाना । 

अवचूल--दे ० अवचूड । 

अवचूलकः-कम्‌ [अवनता चूडा यस्य, डस्य लत्वम्‌--संज्ञायां 
कन्‌] मक्खियों को उड़ाने के लिए ब्रुश या चंवर । 

अवच्छ (च्छा) दः [अव--छद्‌ नक] आवरण, ढक्कन-¬ 
--कांचनावच्छदान्‌ (खरान्‌)--रामा० । 

अवच्छिन्न (भू क० कु०) [अव+-छिद्‌ऽ-क्त] 1. काटा 
हुआ 2. अलगाया हुआ, बंटा हुआ, पृथक्‌ किया हुआ 
3. (तर्कशास्त्र में) अपने विहित विशिष्ट गुणों द्वारा 
दूसरी सब वस्तुओं से पृथक्‌ की गई वस्तु 4. 
सीमित, विकृत, निदिचित-_दिक्कालाद्यनवच्छिन्न- 
भतुँ० २१, 5. किसी विशेषण से युक्त, | 
विविक्त तथा उपलक्षित । 

अवच्छुरित (वि०) [अव+छ्र्‌+क्त] मिश्रित-तम्‌ 
अट्टहास । 

अवच्छेदः [अव+ छिद्‌ + घञ्ञ्‌] 1. खंड, अंश 2. सीमा, 
मर्यादा 3. विच्छेद 4. भेद, विवेचन, (विशेषणों 
द्वारा) ,विशिष्टीकरण 5. दृढ़ निशचय,निर्णय, फैसला-- 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः--वाक्‌० ६, 
6. पदार्थ का वह गुण जो उसे औरों से अलग कर दे, 
लक्षणदर्शी गुण 7. सीमा बाँघना, परिभाषा करना । 

अवच्छेदक (वि०) [अव--छिद्‌+ण्वुल] 1. वियोजक 2. 
निर्धारक, निर्णायक 3. सीमा बाँधने वाला 4. विवे- 
चक, विशिष्टीकारक 5. विशेष लक्षण--कः 1. जो 
विवेचन करे 2. विघेय, लक्षण, गुण । 


अवजयः [अव--जि--अच्‌] पराजय, दूसरों पर विजय, 
>येनेन्द्रलोकावजयाय दुष्त:--रघु० ६६२ । 

अवजितिः (स्त्री०} [अव +-जि+ क्तिन्‌] विजय, पराजय । 

अवज्ञा [अव--ज्ञा--कं] अनादर, तिरस्कार, अवमंति, 
अवहेलना (कर्म०, करण०, अधि० या संबं० के साथ) 
__आस्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार - रघु ० २।४१, ये ताम 
केचिदिह नः प्रथयन्त्यवञ्ञाम्‌-मा० १।६। सम० 
-उपहत तिरस्कारपीडित, नीचा दिखाया गया- दुःखम्‌ 
नीचा दिखाये जाने की वेदना--मा जीवन्‌ यः परा- 
वज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति--शि० २।४५। 

अवज्ञानम्‌ [अवज्ञा ञ-ल्युट्‌] अनादर, तिरस्कार | 

अवटः [अव्‌-+-अटन्‌] 1. विवर, गुफा 2. गर्ते --अवटे चापि 
मे राम प्रक्षिपेमं कलेवरं, अवटे ये निधीयंते--रामा० 
3. कुआं 4 शरीर का कोई देबा हुआ या नीचा भाग, 
नाड़ीव्रण,--अवटक्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके-- 
याज्ञञ ३।९८ 5. बाजीगर । सम०--कच्छपः गढ़ 
में घुसा हुआ कछुवा (आलं०) अनुभवशून्य, जिसने 
संसार का कुछ न देखा हो । 

अवटिः-टी (स्त्री) [अव्‌--आटि पक्षे ङीष्‌] 1. विवर 
2. कुआँ । 

अबटीट (वि०) [नासिकायाः नतं अवटीटम्‌, अव-टीटन्‌ 
नासिकायाः संज्ञायाम्‌ नासिकाप्यवटीटा, पुरुषोऽप्यव- 
टीटः] जिसकी नाक चपटी है, चपटी नाक वाला । 

अबदुः [ अव+-टीक्‌ञ-डुः ] 1. बिल 2. कुआं 3. गरदन 
का पृष्ठभाग, 4 शरीर का दबा हुआ अंग--दूः 
(स्त्री०) गरदन का उठा हुआ भाग,दु (नपुं०) 
विवर, दरार । 

अवडीनम्‌ [अव--डी--क्त] पक्षी की उड़ान, नीचे की 
ओर उडंना । 

अवतंसः-सम्‌ [अव--तंस्‌--घडङा] 1. हार 2. कर्णाभूषण, 
अंगूठी के आकार का आभूषण, कान का गहना (आलं० 
भी )-गणा नमेरुप्रसवावतसा:--कु० १1५५, स्ववाहन- 
क्षोभचलावतंसा:--७1३८, रघु० १३४९, 3. शिरो- 
भूषण, मुकुट (आलं०) आभूषण का काम देने वाली 
कोई भी वस्तु--तामरसावतंसाः जलसंनिवेशा:-- 
चात० २1३, पुंडरीकावतंसाभिः परिखाभि:--रामा० 
--पुष्पावतंसं सलिलमू--सुश्रु० । 

अवतंसकः [अव--तंस्‌ --ण्वुँल्‌] कर्णाभूषण, आभूषण । 

अवतंसयति (ना० घा० पर०) कर्णाभूषण के रूप में प्रयुक्त 
करना, कानों की बालियां बनाना--अवतंसयन्ति 
दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि --श० १।४। 

अवततिः (स्त्री ०) [अव+-तन्‌+क्तिन्‌} फैलाव, प्रसार । 

अबतप्त (भू ० क० कृ०) [अव¬-तप्‌+-वत] गरम किया 
हुआ, चमकाया हुआ-अबतप्ते नकुलस्थितम्‌--आखेटी 
नेवले का गर्म भूमि पर खड़ा होना, (रूपक के 


( १०८ ) 


ढंग से इस प्रकार मतुष्य की अस्थिरता के विषय में 
कहा जाता है) --अवतप्ते नकुलस्थित त एतत --- 
सिद्धा० 1 

अवतमसम्‌ [ प्रा० स० ] झुटपुटा, अल्पांधकार--क्षीणे$वत- 
मसं तम:--अमर०, अंधकार-अवतमसभिदाये भास्व- 
ताभ्युद्गतेन---शि० ११।५७, (यहाँ मल्लि कहता 
है यद्यपि क्षीणेऽवतमसं तम इत्युक्तं तथापि इह्‌ 
विरोधाद्विशेपतादरेग सामान्यमेव ग्राह्यम्‌) । 

अबतरः [अव+-तृ+-अप्‌ | उतार, नै० ३।५३, शि० 
१।४३ । 

अवतरणम्‌ | अव 1-तृ+-ल्युटू | 1. स्नान करने के लिए 
पानी में नीचे उतरना, उतार, नीचे आना 2. अवतार 
दे० 'अवतार' 3. पार करना 4. स्नान करने का 
पवित्र स्थान 5. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद 
करना 6. परिचय 7. उद्धृत किया हुआ, उद्धरण । 

अवतरणिका | अबतरणी+-कन्‌ ह्रस्वः टाप्‌ ] 1. ग्रन्थ के 
आरम्भ मे किया गया मंगलाचरण, जो कि, कहते हैं, 
संबोधित किये गये देवताओं को स्वर्ग से नीचे उतार 
लाता है, 2. प्रस्तावना, भूमिका । 

अवतरणी [ अवतरति ग्रन्थोऽनया--अवतृ+-करणे ल्युट्‌ ] 
भूमिका । 

अवतर्पणम्‌ [ अव~-तृप्‌+- ल्युट्‌ 
उपचार । 

अवताडनम्‌ [ अव-~-तड्‌+ णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. कुचलना, 
रौदना,--तैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि 
स्थितिर्न चरणैरवताडनानि-उत्तर० १।१४ 2. 
मारना । 

अवतानः | अव+-तन्‌+-घञ््‌ ] 1. फैलाव 2. धनुष का 
तनाव 3. आवरण, चंदोवा । 

अवतार: | अव~-त¬-घञ््‌ | 1. उतार, उदय, आरभ 
--वसन्तावतारसमये--श० १, 2. रूप, प्रकट होना 
~-मत्स्यादिभिरवतारैरवता रकताऽवतावसुधाम्‌-शंकर० 
3.देवता का भूमि पर पदार्पण, अवतार लेना. -कोऽप्येष 
संप्रति नवः पुरुषावतारः उत्तर० ५।३३ धर्मार्थः 
कामामोक्षाणामवतार इवाङ्गवान्‌ --रघु० १०८४, 4. 
विष्णु का अवतार--विष्णुर्यन दशावतारगहने क्षिप्तो 
महासंकटे-भर्तु ० ३1९५, (विष्णु के दस अवतार नीचे 
लिखे श्लोक में बताये गये हैं :--वेदानुद्धरते जगन्नि- 
वहते भूगोलमुद्ि अते, दैत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्र- 
क्षयं कुर्वते । पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात- 
न्वते, म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते क्रष्णाय तुभ्यं 
नमः॥ मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिहोऽथ वामनः, 
रामो रामदच कृष्णश्च बुद्ध: कल्की चै ते दश॥ गीत० ) 
5, नया दशेन, विकास, जन्म--नवावतारं कमलादि- 
वोत्पलम्‌--रघु० ३।३६, ५।२४, 6. तीथं स्थान 


शान्ति देने वाला 


7. (जहाज से) उतरने का स्थान 8. अनुवाद 9. 
जोहड, तालाब 10 प्रस्तावना, भूमिका । 

अवतारक (वि०) (स्त्री०--रिका) | अव+-तू+णिच्‌+- 
ण्वुल्‌ | 1. किसी को जन्म देने वाला 2. अवतार 
लेने वाला । 

अवतारणम्‌ [ अव-+त+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. उतारना 2. 
अनुवाद 3. किसी भूत प्रेत का आवेश 4. पूजा 
आराधना 5. भूमिका या प्रस्तावना । 


अवतीर्णं (भू० क० कृ०) [अव-तृ +क्त] 1. नीचे आया 
हुआ, उतरा हुआ 2. स्नात 3. पार गया हुआ, पार 
किया हुआ --अपि नामावतीर्णोसि वाणगोचरम्‌-- 
मा० १। 

अवतोका [अवपतितं तोकम्‌ अस्याः, प्रा० ब०] स्त्री या 
गाय जिसका किसी दुर्घटना के कारण गर्भ गिर 
गया हो। 

अवत्तिन्‌ (वि०) [अव+-दो+-इनि] जो विभाजन करता 
है, काटकर पृथक्‌ करता है; पंच” पांच भागों मे 
बाँटने वाला । 

अवदः [अव-- दंश्‌ य- घञा] ऐसा चरपरा भोजन जिसके 
खाने से प्यास लगे, उत्तेजक । 

अवदाघः [अव+ दह्‌ + घडा हस्य घः] 1. गर्मी 2. ग्रीष्म 
ऋतु । 

अवदात (वि०) [अव+-दै--क्त] 1. सुन्दर--अवदात- 
कांतिः- दश० १०७, 2. स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, 
परिष्कृत-सर्व विद्यावदातचेता:-का ० ३६, 3. उज्ज्वल, 
श्वेत-- रजनिकरकलावदातं कुलम्‌--का ० २३३, कुंदा- 
वदाताः कलहंसमाला:-भट्टि ० २1१८, 4. गुणी, सद्गुणी 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि न कृतमवदातं कर्म--का० ६२, 
5. पीला--तः श्वेत या पीला ग । 

अवदानम्‌ | अव--दो-+ल्युट्‌ ] 1: पवित्र एवं मान्यता 
प्राप्त वृत्ति 2. सम्पन्न कार्य 3. शौय सम्पन्न या 
कीतिकर कार्य, पराक्रम, शूरवीरता, प्रशस्त सफलता, 
संगीयमान त्रिपुरावदानः--कु० ७।४८, प्रापदस्त्रमव- 
दानतोवितात्‌-रधु० ११।२१, 4. कथावस्तु 5. काट 
कर टुकड़े २ करना । 

अवदारणम्‌ | अव+दू+णिच्‌ + ल्युट्‌ ] 1. फाडना, 
बांटना, खोदना, काट कर टुकड़े २ करना 2. कुदाल, 
खुर्पा । 

अवदाहः | अव +दह +घञ् ] गर्मी, जलन । 

अवदीर्ण (भू० क० कृ०) [ अव--दू--क्त ] 1. बाँटा 
हुआ, टूटा हुआ 2. पिघलाया हुआ, खंडित 3. हड- 
बड़ाया हुआ । 

अवदोहः [ अव-+- दृह्‌ +घज्न ] 1. दुहा, 2. दूध । 

अवद्य (वि०) [ न० त० ] त्याज्य, निद्य, प्रशंसा के 
अयोग्य--न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌-- मालवि० 


( १०९ ) 


१॥२, 2. सदोष, दोष युक्त, निन्दाहँ, अरुचिकर, 
अप्रिय---उदवहदनवद्यां तामवद्यादपेत:--रघु० ७1७०, 
'अनवद्य' भी 3. चर्चा के अयोग्य, 4. नीच, अधम, 
-द्यम्‌ 1. अपराध, दोष, खोट 2. पाप, दुर्व्यसन 3. 
लांछन, निन्दा, झिइकी--उदवहदनवयाँ तामवद्या- 
दपेत:-रधु ० ७1७० । 

अयद्योतनम्‌ [ अव<-यूत्‌ + ल्युट्‌ | प्रकाश । 

अवधानम्‌ [ अव--धान-ल्युट | 1. ध्यान--अवेधानपरे 
चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने --कु० डार, 
एकाग्रता, सावधानी--दत्तावधान: श्हुणोति--साव- 
घानतापुर्वक सुनता हे 2. लगन, सतर्कता, चौकसी; 
अवधानात्‌ सतर्कतापुर्वेक) ध्यानपूर्वक,-श्हृणुत जना 
अवघानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य-विक्रम० १२, 
(पाठ०) । 

अवधारः [अव+-वृ+-णिच्‌+-घव्य्‌] सही निश्चय, सीमा । 

अवधारक (वि०) [अवञ-धु+णिच्‌‡-ण्वुळू] सही निश्चय 
करने बाला । 

अवधारण (वि०) | अव+-धृ+-णिच्‌+-ल्युद्‌ | प्रतिबंधक, 
सीमाबन्धन करने वाला, णम्‌,-णा 1 निश्चय 
निर्धारण 2. पुष्टीकरण, बल 3. सीमा नियत करना 
(शब्दों के अर्थों को) --यावदवघारणे, एवावधारणे, 
मात्रं कात्स्न्येःवधारणे--अमर० 4. किसी एक निद- 
झंन तंक--या सबसे पृथक्‌ करके--प्रतिवंध 
लगाना । 

अवधिः | अव--धा--कि ] 1. प्रयोग, ध्यान 2. सीमा 
मर्यादा--अन्तर्भूतकारी या एकान्तिक-- (स्थान और 
समय की दृष्टि से), सिरा, समाप्ति -स्मरशाएाव- 
धिदां सरस्वतीं --कु० ४।४३, उपसंहार, प्रायः 
समास के अन्त में अर्थ होता है--'के साथ समाप्त 
हते हुए' 'यथासंभव' 'तक' एष ते जीवितावधि 
प्रवाद:---उत्तर० १, 3. नियतकाल, समय--रघु० 
१६।५२, शेषान्‌ मासान्‌ बिरहदिबसस्थापितस्यावधर्वा 
--मेघ ०८९, यदवधि-तदवधि जबसे-तबसे, जबतक 
--तबतक 4. पूर्वनियुक्ति 5. नियुक्ति 6. प्रभाग, 
जिला, विभाग 7 विवर, गर्त । 

अदधीर्‌ (चु० पर०) अवहेलना करना, अनादर करना, 
नीचा दिखाना,--अवधीरितसुहूद्रचनस्य--हि० १, 
घृणा करना, तिरस्कार करना । 

अवधोरणम्‌ [ अव-घीर्‌न-ल्युट्‌ ] अनादर पूर्वक बर्ताव 


धीर्‌--ल्युट--टाप ] अनादर, तिर- 
कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं 


स्कार 
मयि-रघु ० ८।४८, मालवि० ३।१९, अयं स ते तिष्ठति 
सङ्कमोत्मुको विशङ्कसे भीरु यतोऽबघीरणाम्‌-श० 
३।१४। 


अवधूत (भू० क० कृ०) [ अव+घू्‌--क्त ] 1. हिलाया 
हुआ, लहराया हुआ 2. त्यागा हुआ, अस्वीकृत, घृणित 
--रघु० १९।४३, 3. अपमानित, तिरस्कृत,--तः वह 
सन्यासी जिसने सांसारिक बंधनों तथा विषय-वासनाओं 
को त्याग दिया है--यो विलंघ्याश्रमान्‌ वर्णानात्मन्येव 
स्थितः पुमान्‌, अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स 
उच्यते । या--अक्षरत्वात्‌ वरेण्यत्वात्‌ धूतसंसार- 
बंधनात, तत्त्वमस्यर्थसिद्धत्वादवध तोऽभिधीयते । 

अवधूननम्‌ [ अव+-घ~-ल्युट्‌ ] 1. हिलाना, लह्राना 2 
क्षोभ, कंपकंपी 3. अवहेलना । 

अवध्य (वि०) [ न० त० ] मारने के अयोग्य, पवित्र, 
मृत्यु से मुक्त । 

अवध्वसः [ प्रा० स०] 1. परित्याग, उन्मोचन 2. चूरा, 
राख 3. अनादर, निदा, लांछन, 4. गिर कर अलग 
होना 5. बुरकना । 


अयनम्‌ [ अव्‌+-ल्युट्‌ | 1. रक्षा, प्रतिरक्षा--नलो० १।४, 
2. तृप्तिकर, प्रसन्नतादायक 3. कामना, इच्छा 4. 
हर्षं, संतोष । 

अवनत ( भू० क० कृ) [ अव--नम्‌-++क्त ] 1. नीचे 
झुका हुआ, खिन्न, विनय, प्रश्नय? 2. डूबता हुआ 
झुकता हुआ, नीचे गिरता हुआ । 

अवनतिः (स्त्री०) [अव+-नम्‌+-क्तिन्‌] 1. झुकना, मस्तक 
झकाना, झुकाव, अवनतिमवनेः--मुद्रा० १।२, शिर 
९।८, 2. पश्चिम में छिपना, डूबना 3. प्रणाम, दंडवत्‌ 
4. झुकाव (जैसे धनुष का)-धनुषामवनतिः का० (यहाँ 
अ” का अर्थ 'अवनमन' भी होता है) 5. शालीनता, 
विनञ्जता । 

अवनद्ध (भू ० क० कृ०) [ अव+-नह्‌ ञ-क्त ] 1. निमित, 
बना हुआ 2. स्थिर, बेठाया हुआ, बांधा हुआ, जुड़ा 
हुआ, एक जगह रक्वा हुआ, --द्धम्‌ ढोल । 

अबनम्र (वि०) [ प्रा० स० ] अवनत, झुका हुआ=पर्याप्त- 
पुष्पस्तवकावनम्रा--कु० ३।५४, पाद? पैरों पर गिरा 
हुआ । 

अवन (ना) यः [ अव+-नी¬-अचू, घञ्ञ्‌ बा] 1. नीचे 
ले जाना 2. नीचे उतारना । 

अवनाट (वि०) [नतं नासिकायाः, 
अवटीट ] चपटी नाक वाला । 

अवनामः [अव+-नम्‌त-घञ्ा | 1. झुकना, नमस्कार करना, 
पैरों पर गिरना 2. नीचे झुकाना । 

अवनाहः [ अबञ-नह्‌ + घञ्‌ ] बांघना, पेटी लगाना, 
कसमा । 

| अवनिः - नी (स्त्री) [ अव्‌-अनि, पक्षे डीष्‌ ] 1. पृथ्वी 

2. आकृति 3. नदी। सम०--ईक्ञः-ईश्वरः, 

-नाथ:,---पति:,---प्ालः भूस्वामी, राजा -पतिरवनि 


अव+नाटच्‌, दे० 


पतीनां तैश्चकाशे चतुभिः रघु०--१०।८६, ११।९३, 


( ११० ) 


-ण्चॅर (वि०) पृथ्वी पर घूमने वाला, आवारागर्द, 
घुमक्कड़,--ध्रः पहाड़,---तलम्‌ पृथ्वीतल,--मंडलम्‌ 
भूमंडल,--रुह:,--रुट वृक्ष । 

अवनेजनम्‌ [अव --निज्‌--ल्युट्‌] 1. प्रक्षालन, मार्जन--न 
कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोशचावनेजनम्‌--मनु० २1२०९, 
2. घोने के लिए पानी, पैर धोना 3. श्राद्ध में पिडदान 
को वेदी पर बिछाये हुए कुशों पर जल छिड़कना ! 

अवन्ति:-- ती (स्त्री०) | अव--झिच्‌ बा०; पक्षे ङीष्‌ ] 
1. एक नगर का नाम, बतेमान उज्जयिनी, हिन्दुओं के 
सात पवित्र नगरों में से एक, कहा जाता है कि यहाँ 
मरने से शाश्वत सुख मिलता है--अयोध्या मथुरा 
माया काशी काञ्चिरवन्तिका, पुरी द्वारावती चैव 
सर्प्त॑ता मोक्षदायिकाः । अवन्ती की स्त्रियां काम-कला 
में अत्यन्त कुशल होती हैं, तु० आवंत्य एव निपुणाः 
सुदृशो रतकर्मणि-बालरा० १०।८२; 2. एक नदी का 
नाम, (पुं०--ब० व०) एक देश का नाम जिसे 
आजकल मालवा कहते हैं, तथा वहाँ के निवासी, 
इसकी राजधानी सिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्ज- 
यिनी नगरी हुँ--इसके नगरांचल में महाकाल का 
एक मन्दिर भी है; अवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहुः--रघु० 
६1२२, असौ महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल 
न्द्रमौले:--६।३४, ३५, श्राप्यावन्तीनुदयनकथाको- 
विदग्रामवृद्धान्‌ -मेघ० ३०, अवन्तीषूज्जयिनी नाम 
नगरीं--का० ५२ । सम०-पुरम्‌ अवन्ती नामक नगर, 
उज्जयिनी । 

अबन्ध्य (वि०) [न० त०] जो बंजर न हो, उवर, उपजाऊ । 

अवपतनम्‌ [अव +-पत्‌-ल्युट्‌] उतरंना, नीचे आना । 

अवपाक (वि०) [ अवकृष्टः पाको यस्य--ब० स०] बुरी 
तरह पकाया हुआ, - क: बुरी तरह से पकाना । 

अवपातः [अव+-पत्‌ + घञ्ञ्‌] 1. नीचे गिरना-अधघश्चरणा- 
बपातम्‌--भतृं० २1३१, पैरों पर गिरना, ( आलं०) 
चापलूसी 2. उतरना, नीचे आना 3. विवर, गर्त 4. 
विशेषकर हाथियों को पकड़ने के लिए बनाया गया 
बिल या गर्त ..- अवपातस्तु हस्त्यर्थे गर्ते छन्ने तृणा- 
दिना--यादवः रोधांसि निध्नन्तवपातमग्नः करीव वन्यः 
परुषं ररास--रघु० १६।७८ । 

अवपातनम्‌ [अव +-पत्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌] गिराना, ठुकराना, 
नीचे फेंकना । 

अवपात्रित (वि०) [अवपात्र (ना० घा०) +-णिच्‌+-क्त] 
जातिबहिष्कृत, ऐसा व्यक्ति जिसको बिरादरी के लोग 
अपने पात्र में भोजन कराने के लिए अनुमति न 
देते हों । 

अवपीङः [अव +-पीड्‌+- णिच्‌ ञ- घञा] 1. नीचे दवाना, 
दबाव 2. एक प्रकार को ओषधि जिसके सूंघने से 
छींकें आती हैं, नस्य । 


अवपीडनम्‌ [अव+-पीड्‌ +णिच्‌ऽ-ल्युट्‌] 1. दबाने की 
क्रिया 2. नस्य,- ना क्षति, आघात । 

अबबोधः [अव- बुघ्‌ घडा] 1. जागना, जागरूक होना 
(विप० स्वप्न)-यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ भूतानां 
प्रलयोदयौ--कु० २।८, भय० ६।१७, 2. ज्ञान, प्रत्यक्षी- 
करण---स्वभर्तृनामग्रहणाद्वभूव सान्द्रे रजस्यात्मपराव- 
बोधः--रघु० ७।४१, ५।६४, प्रतिकूलेषु तेक्ष्णस्याव- 
बोध: क्रोध इष्यते--सा० द०, 3. विवेचन, निर्णय 
4. शिक्षण, संसूचन । 

अवबोधक (वि०) [अव+बुघ्‌+ ण्वुल्‌] संकेतक, दर्शाने 
वाला, कः 1. सूर्य, 2. भाट 3 अध्यापक । 

अवबोधनम्‌ [अव~-बृध्‌-+ ल्युट्‌] ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण । 

अवभङ्गः [अव+ भञ्ज्‌+-घञा} नीचा दिखाना, जीतना, 
हराना । 

अवभासः [अव-- भास्‌ू+घज्म] 1. चमक-दमक, कान्ति, 
प्रकाश 2. ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण 3 प्रकट होना, प्रकाशन, 
अन्तः प्रेरणा 4. स्थान, पहुंच, क्षेत्र 5. मिथ्याज्ञान । 

अवभासक (वि०) [अव--भास्‌+प्बुल] प्रकाशक,--कम्‌ 
परब्रह्म ,। | 

अवभुग्न (वि०) [अव--भुज्‌+-क्त] सिकुडा हुआ, झुका 
हुआ, टेढ़ा किया हुआ । 

अवभूथः [अव-+-भ्‌ञ-क्थन] 1. मुख्य यज्ञ की समाप्ति 
पर शुद्धि के लिए किया जाने वाला स्नान--भुवं 
कोष्णेन कुण्डोघ्नी मेध्येनावभृथादपि--रघु० १1८४, 
९1२२, ११३१, १२।६१, 2. मार्जन के लिए जल 3. 
अतिरिक्त यज्ञ जो पूर्वेकृत मुख्य यज्ञ की त्रुटियों की 
शांति के लिए किया जाता हे, सामान्य यज्ञातुष्ठान 
स्नातवत्यवभृथे ततस्त्वयि-शि० १४१० । सम० 
~ स्नानम्‌ यज्ञानुष्ठान की समाप्ति पर किया जाने 
वाल स्नान । 

अवश्नञः अपहरण, उठाकर ले जाना । 

अवभ्रट (वि०) [नतं नासिकाया:--अव-- भ्रटच्‌] चपटी 
नाक वाला । 

अबम (वि०) [अव्‌--अमच् ] 1. पापपूर्ण 2. घृणित, कमीना 
3. खोटा, नीच, घटिया (विप० परम)--अनलकान- 
लकानवमां पुरीम्‌--रघु० ९1१४, दे० 'अनवम' 4. 
अगला, घनिष्ट 5. पिछला, सबसे छोटा । 

अवमत (भू० क० कृ०) [अव- मन्‌ +क्त] घृणित, कुत्सित । 
सम०--अडकुशः अंकुश को न मानने वाला हाथी, 
मदमत्त-- अन्वेतुका मोऽवमतांङकुशम्रहः-शि० १२।१६। 

अबमतिः (स्त्रीः) [अव+-मन्‌+-क्तिन्‌] 1. अवहेलना, 
अनादर 2. अरुचि, नापसंदगी । 

अवमर्दः [अव +- मृद्‌ ‡- घञ्य्‌ ] 1. कुचलना, 2. वर्बाद करना, 
अत्याचार करना । 

अवमशेः [अव+- मृश्‌ घञ्ञ्‌ ] स्पर्श, संपक । 


( १११ ) 


अवमर्षः [अव--मृष्‌ +घज्ण_] 1. विचारविमर्श, आलोचना, 
2 नाटक की पाँच . मुख्य सन्धियों में से एक- यत्र 
मुख्यफलोपाय उद्िन्नों गर्भतोविक:, शापाद्यैः सान्त- 
रायश्च सोऽवमर्षं इति स्मृतः। सा० द० ३६६; 
“विमर्ष' भी इसी को कहते हैं, 3. आक्रमण करना ! 

अदमर्षणम्‌ [अव +-मुष्‌ +ल्युट्‌] 1. असहनशीलता, असहि- 
ष्णुता 2. मिटा देना, मिटा डालना, स्मृतिपथ से 
निष्कासन । 

अवमानः [अव +-मन्‌+-घञ्ञ्‌] अनादर, तिरस्कार, अव- 
हेलना । 

अबमाननम्‌-ना [अव+ मन्‌ 4 णिच्‌-ल्युट्‌ युच्‌ वा] अना- 
दर, तिरस्कार । 

अवमानिन्‌ [अवञ मत्‌ {-णिच्‌+-णिनि] तिरस्कार करने 
वाला, घृणा करने वाळा, अपमान करने वाला 

घिङमामुपस्थितश्रेयोऽवमानिनम्‌ ० ६, अयि 

आत्म-गुणावमातिनि-श० ३ । 

अबमूर्धन्‌ (वि०) [अवनतो मूर्धास्य] सिर झुकाये हुए । 
सम०-- जय (वि०) सिर को नीचे लटका कर लेटा 
हुआ, जैसे कि मनुष्य (विप० देव) उत्तानशया देवा 
अवमूर्घंशया मनुष्याः । 

अवमोचनम्‌ [अव+ मुच्‌ +ल्युट्‌] स्वतंत्र करना, मुक्त 
करना, ढीला करना । 

अवयवः [अव-युञ- अच्‌] 1. (शरीर का) | 
वयवलूनां ताम्‌ रघु” १२।४३ अमरु० ४०, ४६; 
सदस्य -कस्मिश्चिदपि जीवति नन्दान्वयावयवे-मुद्वा० १ 
2. भाग, अंश 3. तर्कसंगत युक्ति या अनुमानका 
घटक या अंग (यह पाँच हैं :-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय और निगमन) 4. शरीर 5. घटक, संविधायी, 
उपादान (जैसे किसी संमिश्रण के) । सम०-- अर्थः 
शब्द के संविधायी अंशों का आशय । 

अवयवशः (अव्य०) [अवयव--शस्‌] अंश अंश करके, 
अलग २, टुकड़े टुकड़े करके । 

अवयविन्‌ (वि०) [अवयव--इनि] अवयव, अंश या उप- 
भागों से बना हुआ, (पुं०-यी) 1. पूर्ण 2. अनुमान- 
वाक्य या कोई तर्कसंगत संधि । 

अवर (वि०) [न वरः इति अवरः न° त०, बृ+अप्‌ 
बा० ] 1. (क) आयु में छोटा,--मासेनावरः- 
मासावरः--सिद्धा ० (ख) बाद का, पश्चवर्ती, पिछला 
(समय और स्थान की दृष्टि से)-यदवरं कौशाम्ब्याः, 
यदवरमाग्रहायण्याः-सिद्धा० 2. अनुवर्ती, उत्तरवर्ती 
3. नीचे, अपेक्षाकृत नीचा, घटिया, कॅम 4. नीच, 
महत्त्वहीन, सबसे बुरा, निम्नतम (विप० उत्तम) 
अव्यङग्यमवर स्मृतम्‌--काव्य० १, दूरेण ह्यवरं कर्मे- 
बुद्धियोगाद्धनञ्जय-_-भग० २।४९, श्रद्दधानः शुभां 
बिद्यामाददीतावरादपि--मगु० २।२३८ 5. अन्तिम 


(विप० प्रथम) सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌- कु 
७।४४, 6. न्यूनातिन्यून, (प्रायः समास के उत्तरपद के 
रूप में अंकों के साथ )-त्र्यवरे: साक्षिभिर्भाव्यः--मनु० 
८।६०, त्र्यवरा परिषद्‌ ज्ञेया--१२।११२, याज्ञ० 
२।६९, 7. पश्चिमी,--रम्‌ हाथी की पिछली जांघ 
(--रा भी) । सम०- अर्धे: 1. थोड़े से थोड़ा भाग, 
न्यूनातित्यून 2. उत्तरार्धं 3. शरीर का पिछला भाग, 
- अवर (वि०) नीचतम, सबसे घटिया--न हि प्रकु- 
ष्टान्‌ प्रेष्यांस्तु प्रेषर्य॑त्यवरावरान्‌--रामा०- उक्त 
(वि०) अन्त में कहा हुआ, ज (वि० ) अपेक्षाकृत 
छोटा, कनीयान्‌ (- जः) छोटा भाई- विदर्भराजा- 
वरजा-- रघु० ६।५८, ८४, १२।३२,- वर्णे (वि०) 
नीच जाति का (-णेः) 1. शूद्र 2. अन्तिम या चौथा 
वर्ण,---वर्णकः-- वर्णजः शूद्र,--ब्रतः सूर्य, -झैलः पश्चि- 
मी पहाड़ (जिसके पीछे सूर्य ड्बता हुआ समझा 
जाता है) । 

अवरतः (अव्य०) [ अवर--तसिल्‌ ] पीछे, बाद में, 
पिछला, पश्‍चवर्ती । 

अवरतिः (स्त्री) [ अव--रमून क्तिन्‌ | 1. ठहरना, 
रुकना 2. विराम, विश्राम, आराम । 

अवरीण (वि०) [ अवर--ख ] 1. पदावनत, खोट मिला 

आ 2. घृणित । 

अवरुग्ण (वि०) [ अव--रुजू--क्त ] 1. दूटा हुआ, फटा 
हुआ 2. रोगी । , 

अवरुद्ध: (स्त्री०) [ अव- रुधु--क्तिन्‌ | 1. रुकावट, 
प्रतिबन्ध 2. घेरा 3. प्राप्ति । 

अवरूप (वि०) [ ब० स० ] कुरूप, विकलांग । 

अवरोचकः [ अव--रुचून'ण्वुल्‌ | भूख न लगना । 

अवरोध: [ अव+ रुध्‌ य घञः] 1. बाधा, रुकावट 2. प्रति- 
बंध - अन्त: प्राणावरोघ:--मृच्छ० ११, 3. अन्तःपुर, 
जनानखाना, रनवास-ननिन्ये विनीतैरवरोघदक्षैः--कु ० 
७७३, “गृहेषु राशः--श० ५।३, ६११, 4. राजा की 
रानियाँ (समष्टि रूप से) (प्रायः ब० व०);-अव- 
रोधे महत्यपि--रघु० १३२, ४॥६८, ८७, ६1४८, 
१६1५८, 5. घेरा, बन्दीकरण 6. किलाबंदी, नाकेबंदी, 
7. ढक्कन 8. बाड़ा, गोठ 9. चौकीदार 10. हलकापन, 
खोखलापन । 

अवरोधक (वि०) [ अव-[-स्धू-- ण्वुल्‌ | 1. बाधा डालने 
वाला, 2. घेरा डालने वाला,--कः पह्रेदार,-- कम्‌ 
रोक, बाड़ । 

अवरोधनम्‌ [ अव--रुघ्‌--ल्युट्‌ ] 1. किलाबंदी, नाकेबंदी 
2. बाधा, 3. रुकावट, अड्चन 4. राजा का अंत:- 
पुर--राजावरोधनवधूरवतारयन्त: --शि० ५१८। 

अवरोधिक (वि०) [ अवरोध--ठन्‌ | 1. बाधाजनक, 
अड्चन डालने वाला 2. घेरा डालने वाला ।--कः 


(११२ ) 


अंतःपुर का पह्रेदार,--का अंतःपुर की पहरेदार- 
स्त्री- -ययुस्तुरङ्खाधिरुहोञ्वरोधिका:-- शि० १२२०] 

अवरोधिन्‌ (वि०) [ अवरोध--इनि ] 1. रुकावट डालने 
वाला, वाघा डालने वाला, 2. घेरा डालने वाला । 

अवरोपणम्‌ [ अव ]-रुह --णिच्‌+ल्यृट्‌, पुकागमः ] 1. 
उन्मूलन 2. नीचे उतारना 3. ले जाना, वञ्चित 
करना, घटाना । 

अवरोहः [ अव-- रुह +घजा_ ] 1. उतार 2. नीचे से चोटी 
तक वृक्ष के ऊपर लिपटने वाली लता 3. आकाश 4. 
लटकती हुई शाखा (जैसे बड़ की) --अवरोहशता- 
कीर्ण वटमासाद्य तस्थतु:--रामा० 5. (संगीत में) 
स्वरों का ऊपर से नीचे आना । 

अवरोहणम्‌ [ अव+ ह्‌ -{-ल्युट्‌ ] 1. उतरना, नीचे आना 
2. चढ़ना । 

अवर्ण (वि०) [ न० ब० | 1. रंगहीन 2. बुरा, नीचा, 
“रण: 1. लोकापवाद, अपकीति, कलंक, बट्टा,-- सोढूं 
न तत्पूर्वमवर्णमीशे --रघु० १४।३८, 2. लांछन, निन्दा 
"न चावदत्‌ रवर्णमार्या -५७, कोई दुर्वचन नहीं 
कहा ! 

अबलक्ष (वि०) [ अव+-लक्ष्‌ न-घञ्ञ्‌ ] [ 'वलक्ष' भी 
लिखा जाता है ] इवेत,--क्षः श्वेत वर्ण । 

अवलरन (वि०) [ अव+ लग्‌ ‡-क्त ] चिपका हुआ, लगा 
हुआ, सटा हुआ,--ग्नः कमर । 

अवलम्बः [ अव-~+-लम्म्‌ +घञा ] 1. नीचे लटकना 
2. सहारे लटकता, सहारा (आलं० भी) -तन्तुजालाव- 
लम्मा:--मेत्र० ७०, कुनृपति भवनद्वार सेवा” भरते? 
११६७, 3. स्तंभ, आइ, आश्रय (शा० तथा आलं०) 
-सावलम्बगमना-रघु० १९।५०, दूसरों के सहारे चलने 
वाली, -सन्ततिविच्छेदनिरवलम्बानाम्‌ --श० ६, दैवे- 
नेत्यं दत्तहस्तावलम्बे --रत्न० १।८, 4. अतः बैसाखी 
या छड़ी जो सहारे के लिए रक्खी जाती है । 

अवलम्बनम्‌ [ अव +- लम्ब्‌ +-ल्युट्‌ | 1. स्तंभ, सहारा, आड़ 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि 
शि० ९।६, प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्थ -- श० ५।३, 
मम पुच्छे करावलम्बनं कृत्बोत्तिष्ठ- -हि० १, 
2. सहायता, मदद । 

अवलिप्त (भू? क० कु०) [ अव-{-लिप्‌+-कत ] 1. घमंडी, 
उद्धत, अभिमानी 2. छिपा पुता, सना हुआ । 

अबलीढ (भू० क० कु०) [ अव--लिह +-क्त ] 1. खाया 
हुआ, चत्राथा हुआ-- दर्भेरर्धावलीढे:---श० १।७, 
2. चाटा हुआ, लप लप करके पीया हुआ, स्पृक्त 
(आलं० भी) -- नवयौवनावलीढावयवा-- दश० १७, 
जवानी से व्याप्त, अस्त्रज्वालावलीदप्रतिबलजल्घे- 
रन्तरीर्वायमाणे --वेभी ० ३।५, चारों ओर से घिरा 
हुआ 3. निगळा हुआ, नष्ट किया हुआ । 


अवलीला [ अवरा लीला--प्रा० स० ] 
प्रमोद 2. तिरस्कार । 

अवलुञ्चनम्‌ [ अव+लुज्च्‌--ल्युट्‌ ] 1. काटना, फाडना, 
उखाडना,-- केश? 2. उन्मूलन । 

अवलुण्ठनम्‌ | अव--लुण्ठ+-ल्युट्‌ ] 1. भूमि पर लोटना या 
लुड़कना 2. लूटना । 

अवलेख: [ अव--लिख्‌--घञा_ ] 1. तोड़ना, खरोंचना, 
छीलना 2. खुरची हुई कोई वस्तु । 

अबलेखा [ अव-|-लिख्‌+- अ+- टाप्‌ | 1. रगड़ना 2. किसी 
को सुसज्जित करना । 

अवलेपः [ अव-- लिप्‌ त-घञ्ञ्‌ ]. 1. अहंकार, घमंड 
= प्रियसंगमेष्वनवलेपमदः-- शि० ९५१, (यहां अ? 
का अर्थ लिप करना' भी हो सकता है), व्यक्तमाना- 
वलेपा:- मुद्रा ३।२२, 2. अत्याचार, आक्रमण, 
अपमान, वलात्कार--कि भवतीनामसुरावलेपेनाप- 
राद्धमू--विक्रम० १, ददृशे पवनावलेपजं सृजति वाष्प- 
मिवाञ्जनाविलम्‌- रघु ० ८1३५ 3. लीपना पोतना, 
4. आभूषण 5. सघ, समाज । 

अवलेपनम्‌ [ अव+ लिप्‌+-ल्युट्‌ | 1. लीपना पोतना 
2. तेल, कोई चिकना पदार्थ 3. संघ 4. घमंड । 

अवलेहः [ अव+-लिह्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. चाटना, लपलपाना 
2. अर्क 3. चटनी । 

अवलेहिका-- अवलेहः (3) । 

अबलोकः [ अवलोक्‌ +- घञ्‌ ] 1. देखना, दृष्टि डालना, 
2. दृष्टि । 

अवलोकनम्‌ [ अव । लोक्‌+-ल्युट्‌ ] 1. अवलोकन करना, 
दृष्टि ड,लना, देखना,-नो बभूनु रवलोकनक्षमाः---रघु० 
११।६०, 2. दृष्टि में रखना पर्यवेक्षण करना--दीधि- 
कावलोकनगवाक्षगताः--मालवि० १, 3. दृष्टि, आँख 
4. नजर, झांकी--योगनिद्रान्तविशदैः पावनै रवलोकनै 
--रघु० १०।१४, 5. खोज करना, पूछताछ । 

अवलोकित (भू० क० कृ०) [ अब+-लोक्‌ञ-क्त ) देखा 
हुआ,-- तम्‌ दृष्टि, झांकी । 

अववरकः | अव +-वृञ-अप्‌ ततः संज्ञायां वुन्‌ ] 1. रन्ध्र, 
छिद्र 2. खिड़की, दे० 'अपवरक' । 

अववादः [ अव+-वद्‌+ घञा ] 1. निन्दा 2. विश्वास, 
भरोसा 3. अवहेलना, अनादर 4. सहारा, आश्रय 5. 
बुरी रिपोर्ट 6. आदेश । 

अवव्रश्चः | अव~+- ब्रश +अच्‌ ] छिपटी, खपची । 

अवश (वि) [ न० त० ] 1. स्वतंत्र, मुक्त 2. जो वञ्य या 
आज्ञाकारी न हो, अवज्ञाकारी, स्वेच्छाचारी 3. जो 


1. कीडा, खेळ, 


भग० ३।५, कथमवशो ह्ययशोविषं पिबामि--मृच्छ० 


( 


१०१३ । सम०-- इन्द्रियचित्त (वि०) जिसका मन 
और इन्द्रियाँ किसी दूसरे के अधीन न हो । 

अवशड्भम: [न० त०] जो दूसरे की इच्छा के अधीन न हो । 

अवशातनम्‌ [ प्रा० स० ] 1. नष्ट करना 2. काटना, काट 
गिराना 3. मुझाना, सूख जाना । 

अवशेषः [ अव+- शिष्‌-+-घवञ्मू ] बचा हुआ, शेष, बाकी, 
--वृत्तांत”--माल वि० ५, कथा का शेष भाग, अर्ध? 
या नाम" जिसका केवल नाम ही जीवित हो या कथा 
कहानी में ही जिसका वर्णन हो--अथवा जिसका 
केवल नाम ही शेष रहा हो, आलं० रूप से मत 
पुरुष के लिए प्रयुक्त,--सावशेषमिव भट्टिन्या 
वचनम्‌--मालवि० ४, असमाप्त शुणु मे सावक्षेषं 
वच:--श० २, मेरी बात सुनो, मुझे अपनी बात पूरी 
करने दो ! 


5 | 
अवश्य (वि०) | न० त०] 1. जो वमेन कियाजा | 
सके, जिसको नियन्त्रण में न लाया जा सके 2. अनि- | 


वार्य---अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः--वेणी० ४।४, 3. 
अनुपेक्ष्य, आवध्यक । सम०--षुत्रः ऐसा बेटा जिसको 
सिखाना या शासन में रखना असंभव हो । 
अवश्यम्‌ (अव्य०) | अव--क्ये+-डमु--तारा० ] 1. 
आवश्यकरूप से, अनिवार्य रूप से--त्वामप्यस्रं नव- 
जलमयं मोचयिष्यन्त्यवश्यम्‌-मेघ० ९५, 2. निश्चय 
से, चाहे कुछ भी हो, सर्वथा, यकीनन, निस्संदेह 
-अवश्यं यातारस्चिरतरमुषित्वापि विषयाः-भर्तृ ० ३। 
१६, ताँ चावव्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्‌ (द्रक्ष्य- 
सि) मेघ०, १०।६३, अवश्यमेव अत्यन्त निश्चयपूर्वक 
यदि इसे स० कृ० के साथ जोड़ा जाता है तो इसका 
त्य अनुनासिकत्व लुप्त हो जाता है---अवइयपाच्य 
--जो निश्चित रूप से पकाया जाय, अवश्यकार्यं - जो 
निः: चत रूप से किया जाता हे । 


अवश्यस्भाविन्‌ (वि०) [ अवञ्यम्‌+भूत-इनि ] अवश्य | 
होने वाला, अनिवार्य-अवव्यम्भाविनो भावा भवन्ति | 


महतामपि--हि० प्र० २८। 

अवश्यक (वि०) [ अवश्य-{ कन्‌ | आवश्यक, अनिवार्य, 
अनुपेक्ष्य । 

अवश्या [ अव-- व्य +-क | कुहरा, पाला, घुंद । 

अवश्यायः [ अव-+-श्ये+-ण | 1. कुहरा, ओस 2. पाला 
सफेद ओस-अवश्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुताम्‌ 
¬ उत्तर० ६1२९, 3. घमंड ! 

अबश्रयणम्‌ [ अव+-श्रिञ-ल्युट्‌ | आग के ऊपर से कोई 
वस्तु उतारना (वि० 'अविश्रयणम्‌') --अधिश्रयणाव- 
श्रयणान्तादिपूर्वापरीभूतो व्यापारकलापः पाकादिशब्द 
वाच्यः--सा० द० २। 

अवष्टब्ध (भू? क० कृ०) [ अवे--स्तम्भू--क्त ] 1 
सहारा दिया गया, थामा गया, पकड़ा गया 2. से/पर 

१५ 


११३ ) 


लटका हुआ 3. निकटवर्ती, संसक्त 4. वाघायुक्त, 
झुका हुआ 5. बांधा हुआ, बंघा हुआ । 

अवष्टम्भः | अवञ-स्तम्भू+घञ्ञ्‌ | 1. टेक लगाना, 
सहारा लेना 2. आश्रय, आघार---पक्षरम्यामीष- 
त्कृतावष्टम्भः--का ० ३४, खड्गलतावष्टम्भनिषचः-- 
मा० ३, तत्कथमहं धेर्यावष्टभं करोमि--पंच० १, 
3. अहंकार, घमंड 4. थूनी, स्तंभ 5. सोना 6. उपक्रम, 
आरम्भ 7. ठहराना, रोक 8. साहस, दृढ़ निश्चय 9. 
पक्षाघात, स्तब्धता 1 

अवष्टम्भनम्‌ | अव+-स्तम्भू+-ल्युट्‌ ] 1. टिकना, सहारा 
लेना 2.थूनी, स्तम्भ । 

अवष्टस्भमय (वि०)| स्त्री०--यी ] [ अवष्टम्भ+- मयट्‌ | 
सुनहरी, सोने का बना हुआ, अथवा खंभे के बराबर 
ल॑बा,---रघो रवष्टम्भमयेन पत्रिणा-रघु० ३1५३ 
(अ का अर्थ उपर्युक्त ढंग से किया जाता है, परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ होगा 'ओजस्वी, 
साहसी') । 

अवसक्त (भू० क० कृ०)[अव-+-सञ्ज्‌+- क्त | 1. स्थगित, 
प्रस्तुत 2. संपर्कशीळ, स्पर्शी । 


| अवसक्थिका [ अवबद्धे सक्थिनी यस्यां कप्‌ ] 1. कपड़े की 


पट्टी जो घुटनों के नीचे पैरों में लपेटी जाती है, इस 
प्रकार पट्टी या पटुके से बांधना या पटुका बांध कर 
विशेष मुद्रा में होता--शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा 
चेवावसक्थिकाम्‌--मनु० ४।११२, 2. अतः वेष्टन, 
पटका या पट्टी । 

अवसण्डीनम [ अव+-सम्‌+- डी--क्त] पक्षियों के झुंड की 
नीचे की ओर उड़ान । 

अवसथः [ अव--सो4-कथन्‌ ] 1. आवासस्थान, घर 2. 
गाँव 3. विद्यालय या महाविद्यालय, दे० 'आवसथ' । 

अवसथ्यः [| अवसथ +-यत्‌ | महाविद्यालय, विद्यालय । 

अवसन्न (भू० कृ० कृ०) [ अव--सद्‌--क्त ] 1. उदास 
(आल० भी) शिथिल 2. समाप्त, अवसित, बीता 
हुआ--अवसन्नायां रात्रौ--हि० १, 3. खोया हुआ, 
वंचित -रघु० ९७७ । 

अवसरः | अव-+-सृ+अच्‌ | 1. मौका, सुयोग, समय 
-जजास्यावसरं दास्यामि--श० २, भवद्गिरामवसर- 
प्रदानाय वचांसि न:--शि० २।७, विसर्जेत” सत्कारः 
श० ७. श्राप्तम्‌ --मौके के मुताविक---मालवि० १, २ 
(अतः) उपयुक्त सुयोग--शशंस सेवावसरं सुरेम्यः 
कु० ७।४०, अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ श० 
१. दे० 'अनवसर' भी 3. स्थान, जगह, क्षेत्र 4. अव- 


काश. लाभप्रद अवस्था 5. वत्सर 6 वर्षण 7. उतार 
8. गुप्त. परामशे । 
अवसर्गः | अव) सृज्‌-घञ्‌ ] 1 मुक्त करना, ढीला 


करना 2. स्वेच्छानुसार कार्य करने देना 3. स्वतंत्रता । 


( ११४ ) 


अवसर्पः [ अव सुप्‌--घडा, ] भेदिया, गुप्तचर । 

अवसपेणम [ अव--सृप्‌--ल्युट्‌ ] नीचे उतरना, नीचे 
जाना । 

अवसाद: [ अव--सद्‌+घज्न ] 1 उदासी, मूर्च्छा, सुस्ती 
2. बर्बादी, विनाश --विपदेति तावदवसादकरी--कि० 
१८।२३, ६1३१, 3. अन्त, समाप्ति, 4. स्फूति का 


अभाव, थकान. थकावट 5. (विधि में) अभियोग का | 


खराब होना, पराजय, हार । 

अवसादक (वि०) [ अव+ सद्‌+-णिच्‌+-ण्वुल्‌ ] 1. 
उदास करने वाला, मूछित करने वाला, असफल 
बनाने वाला 2. खिन्नता लाने वाला, थकान पहुंचाने 
वाला । 

अवसादनम्‌ [ अव+-सद्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. पतन, नाश, 
2. उत्पीडन 3. समा-त कर देना । 

अवसानम्‌ [ अव-सो-ल्युट्‌ ] 1. ठहरना 2. उपसंहार, 
समाप्ति, अन्त, -दोहावसाने पुनरेव दोगध्रीम्‌--रघु० 
२।२३, तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानाम्‌ -- १1९५, 
3. मृत्यु, रोग-वेणी० ५1३८, मूलपुरुषावसाने संपदः 
परमुपतिष्ठन्ति -श० ६, 4. सीमा, मर्यादा 5. (व्या० 
में) किसी शब्द या अवघि का अन्तिम अंश (विप० 
आदि) 6. विराम 7. स्थान, विश्रामस्थल, आवास- 
स्थान । 

अवसायः [अव+-सो+- घञ, ] 1. उपसंहार, अन्त, समाप्ति 
2. अवशिष्ट, 3. पूर्ति 4. संकल्प, दृढनिश्चयः, निर्णय । 

अवसित (भू० क० कृ०) [ अव+-सो+-क्त) 1. समाप्त, 
अन्त किया गया, पूरा किया गया,-यूपवत्यवसिते' क्रिया- 
विघौ - रघु ० ११।३७, अवसितरच पशुरसौ-दश० ९१, 
उस पशु का काम तमाम हो चुका हैं,-वचस्यवसिते 
तस्मिन्ससर्ज गिरमात्मभू:- ह २।५३, 2. ज्ञात, अवगत 
3. प्रस्तावित, निर्चारित, किया गया 4. जमा 
किया हुआ, एकत्र किया हुआ (जैसा कि अन्न), 
5. बंघा हुआ. नत्थी किया हुआ, बांधा हुआ । 

अवसेकः [ अव+-मिच्‌+-घञा्‌ | 1. छिड़काव, भिगोना 
= देश: को नु जलावसेकशिथिल:--मृच्छ० ३1१२ । 

अवसेचनम्‌ [ अव +- सिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. छिड़कना 2. छिड़कने 
के लिए पानी --पाद?--मनु० ४।१५१ ३ रुधिर निका- 
छना । 

अवस्कन्दः-दनम्‌ [ अव --स्कन्द्‌--घडा, ल्युट्‌बा ] 1. 
आक्रमण करना, आक्रमण, हमला 2. उतार 3. शिविर । 


अवस्कन्दिन्‌ (वि०) [अव +-स्कन्द+णिन्‌] आक्रमणकारी, ¦ 


हमलावर, बलात्कार करने वाला । 

अवस्करः [ अवकीर्यते इति-अवस्करः, कृ--अप, सुट्‌ } 1. 
विष्ठा. मल 2. गुह्यदेश (योनि, लिंग, गुदा आदि) 
3. गर्द, वृहारन । 

भवस्तरणम्‌ [ अव-+ स्तृ- त्युट्‌ ] विछौना, विछावन । 


अवस्तात्‌ (अव्य) [ अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरमित्यर्थे 

| --अवर-ं-अस्ताति अवादेशः | 1. नीचे, नीचे से, 
नीचे की ओर 2. अघस्तात्‌ नीचे । 

अवस्तारः | अव + स्तृ + घञा ] 1. पर्दा, 2. चादर, कनात 

| 3. चटाई । 

| अवस्तु (नपुं०) [ न° त० ] 1. निकम्मी वस्तु. तुच्छ बात 
~-अवस्तुनिबन्धपरे कथं नु ते--कु० ५।६६, 2. अवा- 
स्तविकता, सारहीनता-_वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽज्ञानम। 

अवस्था [ अव स्था--अङ | 1. हालत, दशा, स्थिति 
स्वामिनो महत्यवस्था वर्तते--पंच ० १, विषम दशा, 
= तुल्यावस्थः स्वसुः कृत:---रघु० १२।८०, तां ताम- 
वस्थां प्रतिपद्यमानम्‌ --१३।५, ईदृशीमवस्थां प्रपन्नो 
$स्मि-श० ५. कु० २1६ (प्रायः समास में) तदवस्थः 
पंच ५, उस दशा को पहुंचा हुआ. 2. हालत, परिस्थिति 
--3. काल, दशाक्रम, यौवन",-वयोवस्थां तस्याः 
श्रृणुत--मा० ९।२९. 4. रूप, छवि 5. दर्जा, अनुपात 
6. स्थिरता,-दृढ़ता जैसा कि 'अनवस्थ' में दे० 7. न्याया- 
लय में उपस्थित होना । सम०--अन्तरम्‌ बदली हुई 
दशा,--चतुष्टय मानवजीवन की चार दशाएं (बाल्य, 
कौमार,यौवन और वार्घक्य),--त्रयम्‌ तीन अवस्थाएँ 
(जाग्रत, स्वप्न, तथा सुषुप्ति), द्वयम्‌ जीवन के 
दो पहळू- सुख और दुःख । 

अवस्थानम्‌ [अव+-स्था+-ल्युट्‌] 1. खड़ा होना, रहना, 
बसना 2. स्थिति, हालत 2. आवासस्थान, घर, ठहरने 
का स्थान 3. ठहरने का समय । 

अवस्थायिन्‌ (वि०) [अव+-स्था‡णिनि] ठहरने वाला, 
रहने वाला । 

अवस्थित (भू० क० कृ०) [अव--स्था- क्त], 1. रहा 
हुआ, ठहरा हुआ,--एवमवस्थिते--का० १५८, इन 
परिस्थितियों में, 2. उद्देश्य में स्थिर, दृढ़ 3. टिका 
हुमा, सहारा लिये हुए । 

अवस्थितिः (स्त्री) [अव+ स्था+-क्तिन्‌] 1. निवास 
करना, बसना 2. निवासस्थान, आवास । 


अवस्यन्दनम्‌ [अव-- स्यन्द्‌ +ल्युट्‌] बूंद २ टपकना, रिसना । 

अवखंसनम्‌ [ अव+-स्रंस्‌य-ल्युट्‌ | नीचे टपकना, नीचे 
गिरना, अध:पात । 

नवहतिः (स्त्री) [अव~+-हन्‌ञ- क्तिन्‌] पीटना, कुचलना । 

अवहननम्‌ [ अव+-हन्‌+-स्युट्‌ ] 1. चावल कूटना, पीटना 
अवहननायोलूखलम्‌ --महा ० 2. फेफड़े-. वपावसा- 
वहननम्‌ -याज्ञ० ३1९४, (अवहननम्‌ == फुप्फुस:-- 
मिता०) । 

अवहरणम्‌ [अव हृ--ल्युट्‌] 1. ले जाना, हटाना 2. फेंक 
देना 3. चुराना, लूटना 4. सुपुर्दगी 5. युद्ध का अस्थायी 
स्थगन, सन्धि । 

अबहस्तः [अवरं हस्तस्य इति---ए० त०] हथेली की पीठ। 


( ११५ ) 


अवहानिः [प्रा० स०] खो जाना, घाटा । 

अवहारः (अव--हूर्श-ण] 1. चोर, 2. शार्क नाम की 
मछली 3. अस्थायी युद्धविराम, सन्धि, 4. बुलावा, 
आमंत्रण 5. घर्मत्याग 6. सुपुर्दगी, वापस लेना । 

अवहारकः [ अव-+ह+ प्वुल | शाक मछली । 

अबहार्य (सं० कु०) | अव--हू+-प्यत्‌ | 1. ले जाने के 
योग्य, हटाने के योग्य 2. दंड के योग्य, सजा दिये 
जाने के योग्य, 3. पुनः प्राप्त करने योग्य, फिर मोल 
लेने के योग्य । 

अवहालिका [ अव-+हल्‌+प्वुलू+-टाप्‌ इत्व | दीवार । 

मवहासः ] अव+-हस्‌+-घञ् | 1. मुस्कराना, मुस्कान 
2. दिल्लगी, मजाक, उपहास-यच्चावहासार्थमसत्कुतो- 
इसि---भग० ११।४२ । 


अब (ब) हित्था-त्यम्‌ [ न बहिः तिष्ठति इति- स्था-+-क 
पृषो० ] 1. पाखंड, 2. आन्तरिक भावगोपन, ३३ 
व्यभिचारिभावो में से एक-भयगौरवलज्जादेहँर्षाद्याकार- 
गुप्तिरवहित्था-- सा० द०; रस० के अनुसार --ब्रीडा- 
दिना निमित्तेन हर्षाअनुभावानां गोपनाय जनितो भाव- 
विशेषोऽवहित्यम्‌-उदा० कु० ६।८४, भामि० २।८०। 

अवहेलः--ला [ अव--हेल--क, स्त्रयां टापू | अनादर, 
तिरस्कार, अवहेलना-अवहेलां कुटज मधुकरे मा 
गा:--भामि० १।६। 

अवहेलनम्‌ --ना [ अव+-हेल्‌+-स्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ | 
अवज्ञा । 

अवाक्‌ (अव्य०) [ अव-+भंच्‌+-क्विन्‌ ] 1. नीचे की 
ओर 2. दक्षिणी, दक्षिण की ओर । सम०--ज्ञानम्‌ 
अनादर,--भव (वि०) दक्षिणी,- मुख (वि०) 
(स्त्री--खो) 1. नीचे की ओर देखने वाला- अवाड- 
मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि:--रघु० २1६६०, १५।७८, 2. 
सिर के बल- शिरस्‌ (वि०) नीचे को सिर लटकाये 
हुए--स मूढो नरक॑ याति 
--मनु० ३।२४९, ८।९४। 

अवाक्ष (वि०) [ अवनतान्यक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य- ब० 
स० ] अभिभावक, संरक्षक । 

अबाग्र (वि०) [ अवनतमग्रमस्य--ब° स० ] नीचे को 
सिर किये हुए, नीचे को झुके हुए । 

अवाच्‌ (वि०) [ न० ब०] वाणीरहित, मूक---(नपुं०) 
ब्रह्म । 

अवाच्‌ } (वि०) [ अवञ-अञ्च्‌+-क्विन्‌ ] 1. नीचे की 

अवाञ्च्‌ $ ओर झुका हुआ, मुड़ हुआ-कु्वेन्तमित्यतिभरेण 
नगातवाच:--शि० ६।७९, 2. नीचे की ओर स्थित, 
अपेक्षाकृत नीचा 3. सिर के बल 4. दक्षिणी--(पुं० 
नपुं०) ब्रह्म, क्री 1. दक्षिणदिशा, 2. निम्नप्रदेश । 

अवाचीन (वि०) [ अवाच्‌+-ख ] 1. नीचे की ओर, सिर 
के बल 2. दक्षिणी 3. उतरा हुआ । 


अवाच्य (वि०) [ न० त० | 1. जिसे संबोधित करना 
उचित न हो,-अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो 
भवेत्‌--मनु० २।१२८, 2. बोले जाने के अयोग्य, 
निकृष्ट, दुष्ट-अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता 
तव--रामा०, भग० २।३६ 3. अस्पष्ट उक्ति, शब्दों 
द्वारा अकथनीय । सम०-- देशः बोलने के अयोग्य 
स्थान, योनि । 

अवांचित (वि०) [अव-|-अज्चू- क्त] शुका हुआ, नीचा। 

अवानः [ अव--अन्‌--अच्‌ ] सांस लेना, श्वास अंदर की 
ओर ले जाना । 

अवान्तर (वि०) [ प्राश स० ] 1. बीच में स्थित या खडा 
हुआ--दे० समास 2. अंतर्गत, सम्मिलित 3. अघीन, 
गौण 4. घनिष्ट संबंध से रहित, असंबद्ध, अतिरिक्त । 
सम०--दिश्‌,--दिशा मध्यवर्ती दिशा (जैसा कि 
---आग्नेयी, ऐशानी, नैऋती और वायवी) ,--देक्षः दो 
स्थानों का मध्यवर्ती स्थान, अन्त:प्रवेश । 

अवाप्तिः (स्त्री) [ अव+-आप्‌+-क्तिन्‌ ] प्राप्त करना, 
ग्रहण करना--तपः किलेदं तदवाप्तिसाघनम्‌--कु ० 
५६४] 

अवाप्य (स० कृ०) [ अव--आपू--ण्यत्‌ ] प्राप्त करने 
के योग्य । . 

अवारः--रम्‌ [न वार्यते जलेन--वु--कर्मणि घडा, ] 1. 
नदी का निकटस्थ किनारा 2. इस ओर । सम० 
~ वारः समुद्र, पारीण (वि०) 1. समुद्र से संबंध 
रखने वाला 2. समुद्र को पार करने वाला । 

अवारीणः [ अवार--ख ] नदी को पार करने वाला । 

अवावटः प्रथम पति को छोड़कर उसी जाति के किसी 
दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुआ किसी स्त्री का पुत्र-- द्विती- 
येन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते, अवावट इति 
ख्यातः शूद्रघर्मा स जातितः ॥ 

अवावन्‌ (पुं) [ओण्‌ (यङ) --वनिप्‌ ] चोर, चुराकर ले 
जाने वाला । 

अवासस्‌ (वि०) [न० ब०] वस्त्र न पहने हुए, नंगा 
(पुं) बुद्ध । 

अवास्तव (वि०) [ स्त्री०- बी] 1. अवास्तविक 2. 
निराधार, विवेक शून्य । 

अथिः [ अव्‌-इन्‌ ] 1. मेष [ इसी अर्थ में--स्त्री० भी] 
~_जीनकार्मुकवस्तावीन्‌-मनु० १११३८, ३।६, 2. 
सूयं 3. पहाड़ 4. वायु, हवा 5. ऊनी कंबळ, 6. शाल 
7. दीवार, बाड़ा 8. चुहा,- बिः (स्त्री ०} 1. भेड़ 2. 
रजस्वला स्त्री । सम०--कटः रेवड,--कटोरथः एक 
प्रकार का उपहार (जो भेड़ों के रूप में दिया जाता 
है) --दुग्षम्‌ दूसम्‌, मरोसम्‌, सोढम्‌ भेड़ का 
दूध,- फ्टः भेड़ की खाल, ऊती कपडा,--पालः 
गडरिया,--स्यलम्‌ भेड़ों का स्थान, एक नयर का 


( ११६ ) 


नाम---अविस्थलं वुकस्थलं माकन्दी वारणावतम्‌ । अविचारिन (वि०) [न० त०] 1. उचित अनुचित का 


--महाभा ० । 

अविकः [ अवि--कन्‌ ] भेडा,--का भेड,--कम्‌ हीरा । 

अविका [ अ।1-+-कन्‌ --टाप्‌ ] भेड़, भेडी । 

अविकत्थ (वि०) [न० ब०] जो झेखी न मारता हो, 
अभिमान न करता हो । 

अविकत्यन (वि०) [न° ब०] जो शेखी न बघारे, जो 
अभिमान न करे--विद्वांसोऽविकत्यना भवन्ति -- 
मुद्रा» ३। 

अविकल (वि०) [न० त०] 1. अक्षत, समस्त, पूरा, 
सम्पूर्ण, सारा--तानीन्द्रियाण्यविकलानि--भतृं ० २।४०, 
° फलम्‌ - मेघ० २४३४, 'शरच्चन्द्रमधुरः-- मा० 
२।११, पूणं, पूर्णयोलाकार 2. नियमित, सुव्यवस्थित, 
सुसंगत, शान्त--कलमविकलतालं गावकंर्बोधहेतो: 
शि० ११1१० । 

अविकल्प (वि०) [न० ब०] अपरिवतंनीय्र,--ल्प: 1 संदेह 
का अभाव 2. इच्छा या विकल्प का अभाव 3. विधि 
या नियम, --ल्पम्‌ (अव्य०) निस्सन्देह, निस्संकोच । 

अधिकार (वि०) [न० ब०] निविकार रः अविकृति, 
अपरिवर्त नशोल्ता । 

अविकृतिः (स्त्री०) [न० त०] 1. परिवर्तन का अभाव 2. 
(सांख्य द० में) अचेतन सिद्धान्त जिसे प्रकृति कहते 
हैं और जो इस विश्व का भौतिक कारण हु,--मूल- 
प्रकृतिरविकृति:--सां० का०। 

अविक्रम ( वि० ) [न० ब०] शक्तिहीन, दुर्बल,--मः 
कायरता । 

अविक्रियः (वि०) [ न० ब० ] अपरिवर्तनशील, निविकार, 
~यम्‌ ब्रह्म । 

अविक्षत (वि०) [न० त०] अक्षत पूर्ण, समस्त--किक्रेतुः 
प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाह्नथविक्षतम्‌--स्मृति । 

अविग्रह (वि०) [न० त०] शरीररहित, परब्रह्म का विशे- 
षण,--हः (व्या० में) नित्यसमास --जिसके विधायक 
खंडों से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ की अभिव्यक्ति न हो सके ! 

अविघात (वि०) [न० ब०] बाधारहित, बिना रुकावट 
के, “गति (वि०) अपने मार्ग में निर्बाध । 

अविध्न (वि०) [न० ब०] निर्बाघ, ~ घ्नम्‌ वाघा या रुका- 
बट से मुक्ति, कल्याण (यह शब्द नपुंसक लिंग हैं, 
यद्यपि 'विध्न' पुँ० है) -- साघयाम्यहमविध्न मस्तुते-- 
रघु० ११1१९ अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रि 
णाम्‌--१।९१ । 


अविचार (वि०) [न त०] विचारशून्य, विवेकरहित--रः | 


[न० त०] अविवेक, नासमझी । 

अविचारित (वि०) [न० त०] विना विचारा हुआ, जो 
भली-भांति विचारा न गया हो! सम०- निर्णयः | 
पक्षपात, पक्षपातपूर्ण सम्मति । 


विचार न करने वाळा, विवेकहीन 2. आशुकारी । 

अविज्ञातु (विश) [ न० त° | अनजान--(पुं०- ता) 
परमेश्वर । 

अविडीनम्‌ [न० त०| पक्षियों की सीधी उड़ान । 

अवितथ (वि०) [ न० त°] 1. जो झूठा न हो, सच्चा 
-तदवितथमवादीर्यन्ममेयं प्रियेति-शि० ११।३३, अवि- 
तथा वितथा सखि मा गिरः--६।१८, 2. पूरा किया 
हुआ, सकल, -थम्‌ [न० त०] सचाई,- अवितथमाह 
प्रियंबदा--श० ३ प्रियंवदा ठीक (सही) कहती हे, 
-चम्‌ (अव्य०) जो मिथ्या न हो, सचाईपूर्वक--मनु ० 
२१४४ | 

अवित्यजः-जम्‌ [न० त०] पारा । 

अविदूर (वि०) [न० त०] जो दूर न हो, निकटस्थ, 
समीपस्थ--रम्‌ सामीप्य--रम्‌ (अव्य०) निकट, दूर 
नहीं, इसी प्रकार-अविदूरेण, अविदूरात्‌,-दूरतः,-दूरे । 

अविद्य (वि०) {न० त०] अशिक्षित, मूर्खं, नासमझ,-- द्या 
[न° त०] 1. अज्ञान, मूखंता, ज्ञान का अभाव 2. 
आध्यात्मिक अज्ञान 3. भ्रम, माया (यह शब्द वेदान्त 
में बहुधा प्रयुक्त होता है, इसी माया के द्वारा व्यक्ति 
विश्व को ( जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं ) 
ब्रह्म में अन्तहित कर देता है, यह ब्रह्म ही सत्‌ है) । 

अविद्यामय (वि०) [अविद्या मयट्‌] जो अज्ञान या भ्रम 
के द्वारा उत्पन्न हो । 

अविधवा [न० त०] जो विधवा न हो, विवाहित स्त्री 
जिसका पति जीवित हो--भर्तुमित्रं प्रियमविधवे विद्वि- 
मामंम्बुवाहम्‌-मेघ० ९९ । 

अंबिधा (अव्य०) विस्मयादिद्योतक अव्यय जो भय के 
अवसर पर सहायतार्थ बुलाने के लिए “सहायता, 
सहायता” बोला जाता हुँ । 

अविधेय (वि०) |न० त०] जिसे वश में न किया जा सके, 
विपरीत,-- विधे रविधेयतासू-- मुद्रा ४।२। 

अविनय (वि०) [न? ब०]अविनीत. दुविनीत, अशिष्ट-यः 
[न° त०] 1. शिष्टता या शालीनता का अभाव 2. दुर्ब्ये- 
वहार, उजडुपन, अशिष्ट या उजडुव्यवहार -अयमां- 
चरत्यविनयं मुग्वासु तपस्विकन्यासु--श० १1२५, 
अभद्रता, आचरण का अनौचित्य, 3. अशिष्टाचार, 
अनादर 4. अपराध, जुर्म, दोष 5. घमंड, अहंकार, 
घृष्टता-अविनयमपनय विध्णो- शं० । 


| अविनाभावः [न०त०] 1. वियोग का अभाव 2. अन्तहित या 


अनिवार्य चरित्र, तियुक्त न होने योग्य संबंध 3. संबंध 
--अविनाभावोऽत्र सम्बन्धभावं न तु नान्तरीयकत्वम्‌- 
काव्य» २। 

अविनीत (वि०) [न० त०] 1. विनयशून्य, दुःशील 2. 
घृष्ट, उजू । 


( ११७ ) 


अविभक्त (वि०)[न० त०] 1. न बंटा हुआ, अविभाजित, 
संयुक्त (जैसे कि पारिवारिक सम्पत्ति) 2. जो टूटा 
न हो, समस्त । 

अविभाग (वि०) [न० ब०]जो बांटा न गया हो, अवि- 
भक्त---गः [न० त०] 1. बंटवारा न होना 2 बिना 
बेटा दायभाग । * 

अविभाज्य (वि०) [न०त०] जो बाँटान जा सके 
--ज्यम्‌ 1. न वाँटा जाना, 2. जो बेँटवारे के योग्य न 
हो (कुछ 'ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो बॅटवारे के समय 
भी बाटी नहीं जाती)--उदा० वस्त्रं पात्रमलंकारं 
कृतान्तम्‌दक स्त्रियः. योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं 
प्रचक्षते मनु० ९२१९, तान बाँटा जाना, बँटवारे 
की अयोग्यता । 

अविरत (वि०; | न० त० | विरामशून्य. न रुकने वाला, 
सतत, निरन्तर - अत्रिरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन--मेघ० 
१०२, छो मंन्दोञयविरतोद्योगः सदैव विजयी भवेत्‌ 
करतर अभ्यास के जड़मति होत सुजान'--तम्‌ 
(अव्य०) नित्यतापूर्वक, लगातार -- अविरतं परकार्य- 
कृतां सताम्‌ -- भामि० १।११३ । 

अविरति (वि०) | न० व०] निरन्तर -- तिः (स्त्री०| 
[न० त० | 1. सातत्य, निरन्तरता 2. कामातुरता । 

अबिरल (वि०) [त० त०] 1. घना, सघन, -- वारिधारा 
-- उत्तर० ६, तेज बौछार 2. सटा हुआ 3. स्थूल, 
मोटा, ठोस 4. निर्बाध, लगातार, - छस्‌ (अव्य०) 
1. घनिष्ठतापूर्वक - अविरलमालिङ्गितुं पवनः--श० 
३1७, 2. निर्बाधरूप से; लगातार । 

अविरोधः | न० त० ] सुसंगतता, अनुकूलता - सामान्यास्तु 
परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये. --भतुं० २।७४, 
अपने स्वार्थ के अनुकूल । 

अविलम्ब (वि०)[ न० व° ] आशुकारी - बः [ न० त० ] | 
विलंब का अभाव, आशुकारिता-- बम्‌, अविलम्बेन | 
(अव्य०) बिना देर किये, शीध ही । | 

अविलंबित (वि०) [न० त०] बिना देर किये, शीघ्रकारी, 
क्षिप्र, आशुकारी, तम्‌ (अव्य०) शीघ्रतापूर्वक, बिता 
देर किये । 

अविला [अव्‌--इलच्‌] भेड़ । 


अविवक्षित (वि०) [न०त०॥ 1. अनभिप्रेत, अनुदिष्ट 
.__ भ्रातरः इत्यत्र एकरोपश्रहणमविवक्षितम्‌ 2. जो 
बोलने या कहने के लिए न हो । 

अविविक्त (वि०) [ नश्त० ] 1. जिसकी छानबीन न की | 
गई हो, जो भली-भांति विचारा न गया हो 2. 
जो विशेषता या भेद न जानता हो, विस्मित 3. 
सार्वजनिक । 


अविवेक (वि०) [न० व०] विचारशून्य, विवेकशून्य ` कः 
[न° त०] 1. भेदक ज्ञान या विचार का अभाव, अवि- 


चार---अविवेकः परमापदां पदमू-कि० २।३० 2. 
जल्दबाजी, उतावलापन । 

अविशङ्कः (वि०) [न० ब०] भयरहित, संदेहशून्य, निडर 
-का संदेह या भय का प्रभाव, भरोसा, कम्‌, अबिदां- 
केन (अव्य०) निस्संदेह, निस्संकोच । 

अविशङ्धित (वि०)[न० त०] 1. निःशंक, निडर 2. निस्स- 
देह, विश्‍्वासी,- गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशं- 
किता:--काव्य० । 

अविशेष (वि०) [न० ब०] बिना किसी अन्तर या भेंद के, 
बराबर, समान,-षः,-षम्‌ 1. अन्तर का अभाव, समा” 
नता 2. एकता, समता । सम०- ज्ञ चीजों के अन्तर 
को न समझने वाला, अविभेदक । 

अविष (वि०) [न० ब०] 1. जो जहरीला न हो,-घः 1. 
समुद्र 2. राजां-षी 1. नदी 2. पृथ्वी 3. आकाश । 

अविषय (वि०) [न० ब०] अगोचर, अदृश्य -यः [न° 
त०] 1. अभाव 2. अविद्यमानता--रवेरविषये कि न 
दीपस्य प्रकाशनम्‌ -- हि० २।७९, 3. निविषय, जो पहुंच 
के अन्दर न हो, परे, वढ़चढ़कर--न करिचद्धी मताम- 
बिषयो. नाम -- श० ४, सकल वचनानामविषयः--मा ० 
१1३०, शब्दों की शक्ति से बाहर, 3. इन्द्रियार्थों की 
उपेक्षा । 

अबो [अवत्यात्मानं लज्जया इति- अबत ई]. रजस्वला 
स्त्री । 

अवोचि (वि०) [न० ब०] तरंगशून्य--चिः नरक-विरेष । 

अवीर (वि०) [न० ब०| 1. जो वीर न हो, कायर 2. 
जिसके कोई पुत्र न हो,--रा वह स्त्री जिसके न कोई. 
पुत्र हो, न पति हो (विप० 'वीरा' जिसकी परिभाषा 
यह है: --पतिपुत्रवती नारी वीरा प्रोक्ता मनीषिभिः) 
अर्नाचितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषितः-मनु० ४ 
२१३ । - 

अवृत्ति (वि०) [न० व० ] 1. जिसकी सत्ता न हो, जो 
विद्यमान न हो 2. जिसकी कोई जीविका न हो, त्ति 
(स्त्रीं०) [न० त०] 1. वृत्तिका अभाव, जीविका का 
कोई साधन न होना, अपर्याप्त आश्रय--अवृत्ति- 
किता हि स्त्री प्रदुष्येत्‌ स्थितिमत्यपि--मनु० ९।७४, 
१०।१०१, आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ४ 
२२३, 2. पारिश्रमिक का अभाव, "त्वं अनस्तित्व । 

अवृथा (अव्य०) [न० त०] व्यर्थ नहीं, सफलता पूर्वक । 
सम०--अर्थे (वि०) सफल । 

अवृष्टि (वि०) [न० ब०] वारिश न करने वाला,--ष्टिः 
(स्त्री.) [न० त०] बृष्टि का अभाव, अनावृष्टि । 

अवेक्षक (वि०) [अन +-ईत््‌ ।-प्वुल] निरीक्षण करने 
वाला, देखरेख करने वाला, अवोक्षक । 

अवेक्षणम्‌ [अव- ईल :-ल्युट] 1. किसी ओर देखना, नजर 
डालना 2. रखवाली करना, देखरेख रखना, सेवा 


( ११८ ) 


करना, अघीक्षण, र 
रघु १४।८५, 3. ध्यान, देखरेख, पर्यवेक्षण 4. 
खयाल करना, ध्यान रखना-- दे० 'अनवेक्षण' । 

मवेक्षणोय (सं० कृ०) [अव +-ईक्ष्‌ +-अनीयर्‌] देखने के 
योग्य, आदर करने के योग्य, ध्यान रखने के योग्य, 
विचार किये जाने के योग्य-- तपस्विसामान्यमवेक्ष- 
णीया--रघु० १४।६७। 

अवेक्षा [अव+ ईक्‌ +-अङ--टाप्‌] 1. देखना, दृष्टि डालना 
2. ध्यान, देखरेख, खयाल । 

अवेद्य (वि०) [न० त०] 1. न जानने योग्य, गुप्त 2. 
प्राप्त करने के योग्य,--द्यः बछडा । 

अबेल (वि०) [न० ब०] 1. असीम, सीमारहित, निस्सीम 
2. असामयिक,--छः [न० त०] जानकारी का छिपाव, 
“हम प्रतिकूल समय । 

अबैध (वि०) [ स्त्रियाम्‌ धी ] [न० तऽ] 1. अनिय- 
मित, जो नियम या कानून के अनुसार न हो- अवैधं 
पञ्चमं कुर्वन्‌ राज्ञो दण्डेन शुध्यति 2. जो झास्त्रविहित 
न हो। 

अवैमत्यम्‌ [न्‌० त०] एकता । 

अवोक्षणम्‌ [अव-- उक्ष्‌+-ल्पुट्‌] झुके हुए हाथ से छिड़काव 
करना--उत्तानेनेव हस्तेन प्रोक्षणं परिकीतितम्‌, 
न्यञ्चताभ्युक्षणं प्रोक्तं तिरश्चावोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 

अबोदः [अव ]-उन्द्‌ | घडा, नि० न लोपः] छिड़काव 
करना, गीला करना । 

अव्यक्त (वि) [न० त०] 1. अस्पष्ट, अप्रकट, अदृश्यमान 
अनुच्चरित-_°बर्णं अस्पष्ट भाषण--श० ७1१७, 2. 
अदृश्य, अप्रत्यक्ष, 3. अनिश्‍चित -- अव्यक्तोयमित्योऽ. 
यम्‌ - -भग० २।२५, ८।२०, 4. अविकसित, अरचित 
5 (बीज० में) अज्ञात,--क्तः 1. विष्णु 2. शिव 3. 
कामदेव 4. मूल प्रकृति 5 मूर्ख,- क्तम्‌ (वेदान्त० 
मैं! 1 ब्रह्म, 2. आध्यात्मिक अज्ञान, (सां० द० में) 
सर्व कारण, प्रजननात्मक नियम का मूलतत्त्व जिससे 
भौतिक संसार के सारे तत्त्व विकसित हुए हैं-- बुद्धे- 
रिवाव्यक्तमुदाहरन्ति--रघु० १३।६०, महतः परम- 
ब्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर:-. कठ० 3. आत्मा,- क्तम्‌ 
(अव्य०) अप्रत्यक्षरूप से, अस्पष्ट रूप से। सम० 
~¬अनुकरणम्‌ अनुच्चरित तथा निरर्थक घ्वनियों की 
नकल करना,--आदि (वि०) जिसका आरम्भ अगाध 
हो, --क्रिया बीजगणित का एक हिसाब,--पद (वि०) 
अनुच्चरित शाब्द,- मूलप्रभवः सांसारिक अस्तित्व 
रूपी वक्ष (सां० में).-- राग (वि०) हलका लाल, 
गुलाबी. (गः) अपा का रंग, - अव्यक्त रागस्त्वरुणः 
-_अमर०, --राजिः (बीजगणित में) अज्ञात अंक या 
परिमाण, -लक्षण:, -- व्यवतः शिव, वत्मंन्‌, भारग 
(वि०) जिसके मार्ग अगाघ और अभेद्य है,- वाच्‌ 


` (वि०) अस्यष्ट रूप से बोलने वाला, साम्यम्‌ 
अज्ञात परिमाणों की समीकरण राशि । 
अव्यग्र (वि०) [न० त०] . 1. अक्षुन्च, अनाकुल, स्थिर, 
शान्त 2. किसी काम में न लगा हुआ । 
अव्यङ्ग (वि०) [न० त०] जो क्षतविक्षत या दोषयुक्त न 
हो, सुनिमित, ठोस, पुरा । 
अव्यञ्जन (वि०) [न० ब०] 1. चिह्वरहित, लक्षणरहित, 
(जैसे कि लिगभेदक) “ना कन्या 2. अस्पष्ट,-नः बिना 
सींग का पशु (सींग आने की आगु होने पर भी) । 
अव्यथ (वि०) [न० ब] पीडा से मुक्त, थः सांप । 
अव्ययिषः [न-व्यथ्‌ +- टिषच्‌] 1. सूर्य, 2. समुद्र,-- षी 1. 
पृथ्वी 2. आधीरात, रात । 
अव्यभि (भी) चारः [ न° त० ] वियोग का अभाव 
~अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः-मनु० 
९।१०१ 2. एकनिष्ठता, वफादारी । 


अव्यभिचारिन्‌ (वि०) [नऽ त०] 1. अविरोधी, अप्रति- 
कूल, अनुकूल कु० ६।८६, 2. अपवादरहित,- यदुच्यते 
पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः--कु० 
५।३९ रंधोपनिपातिनोऽनर्था इति यदुच्यते तदव्यभि- 
चारिवचः- श० ६, 3. सद्गुणी, सदाचारी, ब्रह्मचारी 
(सती), 4. स्थिर, स्थायी, श्रद्धालु । 

अव्यय (वि०) [न० ब०] 1. (क) अपरिवतनशील, 
अविनश्वर, अखंडित--वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमज- 
मव्ययम्‌ - भग० २।२१, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चि- 
त्कतुंमहति-- १७ (ख) नित्य, झाइवत- -अइ्वत्थं 
आहुरव्ययम्‌-भग० १५।१, अकीर्तिं कथयिष्यति ते- 
अव्ययाम्‌ --२।३४, 2. जो ख न किया गया हो, जो 
व्यर्थ नष्ट न किया गया हो 3. मितव्ययी 4. शाश्वत 
फल देने वाला,-_यः 1. विष्णु 2. शिव,--यम्‌ 1. 
ब्रह्म, 2. (व्या० में) वह शब्द जिसके रूप में वचन 
लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता--सदृशं 
त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च 
सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ । सम० --आत्मन्‌ (वि०) 
अविनइकर या नित्य (--त्मा) आत्मा या ब्रह्म--वर्गः 
अव्ययों की सूची । 

अव्ययीभावः [अनव्ययमज्ययं भवत्यनेन, अव्यय +॑च्विन- 
भू+घज्न ) 1. संस्कृतभाषा के चार मुख्य समासों 
में से एक, क्रियाविशेषण समास (अव्यय से बना हुआ 
अर्थात्‌ अव्यय अथवा क्रिया विशेषण तथा संज्ञा के मेल 
से बना हुआ) अधिहरि, सतृणम्‌--आदि 2. व्यय का 
अभाव (दरिद्रता के कारण) -दन्द्धो द्विगुरपि चाहं मदगेहे 
नित्यमव्ययीभाव:, तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहु- 
ब्रीहि: । उद्धट० (जो संस्कृत के समासों को आंखों 
के सामने रख देता है) 3. अनश्वरता । 


अव्यलीक (वि०) [न० त०] 1. जो झूठा न हो, सच्चा 


( ११९ ) 


2. प्रिय, अरुचिकर भावनाओं से रहित,--इत्यं गिरः 
प्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्वाव सूततनयश्च तदा 
व्यलीकाः-शि० ७१ । 

अव्यदःहन (वि०) [न० ब०] 1. मिला हुआ, पास का, 
अन्तररहित 2. खुला हुआ 3. जो ढका न हो, नंगा 4. 
असावधान, लापरवाह,- नम्‌ लापरवाही । 

अव्यवस्थ (वि०) [न० ब०] 1. जो नियत न हो, हिलने- 
डुलने वाला, अस्थिर-- स्थलारविदश्रियमव्यवस्थाम्‌ -- 
कु० १।३३ 2. अनिश्चित, विश्टंखल, अनियमित-स्था 
1. अनियमितता, मान्यता-प्राप्त नियम से स्खलन 
2. झास्त्रविरुद्ध व्यवस्था । 

अव्यवस्थित (वि०) [न० त०] 1. जो प्रचलित व्यवस्था 
या कानून के अनुरूप न हो 2. विनियमरहित, चंचल, 
अस्थिर. . अव्यर्वास्थतचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः 
नीति० ९, 3. जो क्रमबद्ध न हो, विधिपूर्वक न हो। 

अव्यवहार्यं (वि०) [न० त०] 1. जो अपने जातिवन्धुओं 
के साथ खाने पीने का अधिकारी न हो, जातिर्बाहिष्कृत 
2. जो मुकदमे का विषय न बनाया जा सके, व्यवहार 
के अयोग्य । 

अव्यबहित (वि०) [न० त°] व्यवधानरहित, साथ मिला 

आ। 

अव्याकृत (वि०) [ न० त० ] 1. अविकसित, अस्पष्ट 
-तद्धेद तह्यंव्याकतमासीत्‌ इदं नामरूपाभ्यामव्याकृतम्‌- 
शत० 2. प्रारंभिक,--- तम्‌ (वेदान्त०) 1. प्रारंभिक 
तच्व-- ब्रह्म के समनुरूप--इससे संसार की सभी 
बस्तुएँ बनी 2. (सांख्य० में) प्रधान--प्रकृति का 
प्राथमिक अणु । 

अव्याजः--जम्‌ [न° त०] 1. छल-्कपट का अभाव, 
इमानदारी 2. सादगी, अकृत्रिमता- बहुधा समास में 
सुन्दर और 'मनोहर' के साथ-- प्राकृतिकता या 
अकृत्रिमता के अर्थ में प्रयुकत--इदं - 
मनोहरवपुः--श० १। १८। 

अव्यापक (वि०) [न० तं०] 1. जो बहुत विस्तीर्ण न हो 
2. जिसने समस्त को न व्यापा हो, विशेष । 

अव्यापार (वि०) [न० ब०] जिसके पास कोई कार्य न 
हो, काम में न लगा हुआ,रः [न० त०] 1. काम 
से विराम 2. ऐसा काम जो न तो किया जा सके, न 
समझ में आवे 3. जो अपना निजी व्यापार न हो, 
-अव्यापारेषु व्यापारम्‌-दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप 
करना । 

अव्याप्तिः (स्त्री) [न० त०] 1. अपर्याप्त विस्तार, या 
प्रतिज्ञा पर अधूरी व्याप्ति 2. परिभाषा में दिये गये 
लक्षण का घटित न होना, परिभाषा के तीन दोषों 
में से एक- लक्ष्यैक देशे लक्षणस्यावतंनमव्याप्तिः 


र्‌ :1 
अव्याप्य (वि०) [न° त°] जो सारी स्थितिं के लिए 


लागू न हो; समस्त विस्तार पर छाया हुआ न हो 
- वह्िधूमस्याव्याप्यः। सम०--वक्तिः (स्त्री [वैशे ० 
द० में| सीमित प्रयोग की एक श्रेणी, देशकाल की 
स्थिति से आंशिक विद्यमानता- जैसे सुख-दुःख 
. अव्याप्यवृत्तिः-क्षणिको विशेषगुण इष्यते- -भाषा ० 
२७। 

अव्याहत (वि०) [न० त०] न टूटा हुआ, वाघारहित, 
निर्बाध; मानी हुई (आज्ञा) --भतुरव्याहताजो -- 
रघु० १९ । ५७.। 

अव्युत्पन्न (वि०) [नि त०] 1. अकुशल, अनुभवशून्य, 
अव्यवहृत, अनाडी -- अव्युत्पन्नो वालभावः- का० 
१९६, 2. (शब्द) जिसकी व्युत्पत्ति नियमित न हो, 
_ नः भाषा के व्याकरण तथा वाग्धारा आदि के ज्ञान 
से शून्य व्यक्ति, पल्लवग्राही भाषाशास्त्री । 

अग्रत (वि०) [न० ब०] जो घामिक संस्कार तथा अन्य 
धर्मानुष्ठात का पालन न करता हो--अब्रतानाम- 
मन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌, सह्नशः समेतानां 
परिषत्त्वं न विद्यते । मनु० १२ । ११४, ३। १७० | 


अन्न्‌ 1. (स्वा आ०) [अझ्नुते, अशित-_ अष्ट] 1. व्याप्त 
होना, पूरी तरह से भरना, प्रविष्ट होना- खं प्रावुषे- 
प्यैरिव चानशेउब्देः--भद्टि० २।३० कि० १२1२१, 
2. पहुंचना, जाना या आना, उपस्थित होना, प्राप्त 
करना - सर्वमानन्त्यमश्नुते - या» १1२६१, 3. प्राप्त 
करना, ग्रहण करना, आनंद लेना, अनुभव प्राप्त 
करना --अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्तुते--हि० 
१८०, रघु० ९९. न वेदफलमइतुते--मनु ० 
१११०९, फलं दृशोरानशिरे महिष्य:--नै० १।४३। 
उप- -प्राप्त करना, उपभोग करना, ग्रहण करना--न 


च लोकानुपाइनुते--महा०, क्रियाफलमुपाइनुते 
--मनु०_ ६८२ वि--पूर्णं रूप से भरता, 
व्याप्त होना, स्थान ग्रहण करना --प्रतापस्तस्य 


भानोश्च युगपद्‌ व्यानशे दिशः - रघु० ४१५, भट्टि 
९१४, १४।९६ 

अश्‌ 2. (क्र्या० पर०) [अश्नातिअशित] 1. खाना, उप- 
भोग करना- -निवेद्य गुरवेऽनीञ्यात्‌--मनु० १५१, 
अइनीमहि वयं भिक्षाम्‌-भतुँ० ३।११७, 2. स्वाद 
लेना, रस लेना--यहूदाति यदइनाति तदेव घनिनो 
धनम्‌-हि० १।१६४-६५, अइनन्ति दिव्यान्‌ दिवि 
देवभोगान्‌--भग० ९।२०, प्रत्यक्ष फलमइनन्ति 
कर्मणाम्‌-- महा ०, (प्रेर०-आशयति) खिलाना, 
भोजन कराना, खिलवाना पिलवाना {कमं० के 
साथ) आशयच्चामृतं देवान्‌--सिद्धा०, प्र! 
पीना, न प्राइनोतोदकमपि--महा०, 2. खाना, 
निगलना--प्राइनन्नथ सुरामिषस्‌ - भट्टि० १७३२, 
१११३, १५२९, सम्‌ -1. खाना, --नक्‍तं चान्तं 


( १२० ) 


समझ्नीयात्‌- मनु० ६1१९. ११२१९, 2. स्वाद 
लेना, अनुभव लेना, रस लेना--यथा फलं समश्नाति 
णामहा ० । 

अदकुन:-नम्‌ [न० त०] अशुभ या बुरा शकुन । 


अशक्तिः (स्त्रो०) [न० त०] 1. कमजोरी, शक्तिहीनता 


2. अयोग्यता, अक्षमता,-श्रमेण तदशक्या वा न गुणा- 
नामियत्तया--रघु० १०३२ 

अशक्य (वि०) [न० त०] असंभव, अव्यवहार्य । 

अशडू, अशङ्कित (वि०) [व० ब०. न० त०] 1. निर्भय 
निरशंक-- अविशत्यश छूः--हि ० १1८१, 2. सुरक्षित, 
सन्देह रहित । 

अशनम्‌ [अश्‌+ल्युट्‌| 1. व्याध्ति, प्रवेशन 2. खाना, 
खिलाना 3. स्वाद लेना, रस लेना 4. आहार - अशनं 
धात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानाम्‌ -भतृं> ३1१०, 
(बहुधा विशेषण (बहुव्रीहि) समास के अन्त में “खाने 
वाला' “जिसका भोजन है...) फलमूलाशन, हुताशन, 
पवनाशन आदि । 

अञ्ना-- [अशन मिच्छति--अशन+-क्यच्‌+-क्विप्‌] खाने 
की इच्छा, भूख । 

अश्चनाया [अश नमिच्छति--अशन--क्यच्‌..- स्त्रियां भावे 
अ] भूख, च्युताशनायः फलवद्विभूत्या--भट्टि ३।४०, 
अन्नाक्वऽशनाया निवर्तते पानात्पिपासा--शत० । 

अशनायित, अजनायुक (वि०) [अशन+-क्यच्‌ (ना० 
घा०)-क्त, पक्षे उकञ_] भूखा । 

अशनिः (पु० स्त्री) [अइ्नृते संहृति - अश्‌ +- अनि] 1. 
ईन्द्र का वज, शक्रस्य महासनिध्वजम्‌ --रघु० ३1५६ 
2. बिजली. की चमक --अनुवनमशनिर्गत:--सिद्धा ०. 
अशनिः कल्पित एव वेधसा रघु० ८।४७, अशनेर- 
मृतस्य चोभयोर्वशिन₹चांबुवराशच योनयः--कु० 
४1४३, 3. फेंक कर मारेजान वाला अस्त्र 4. अस्त्र की 
नोक--निः (पु०) 1. इन्द्र, 2. अग्नि 3. बिजली से 
पैदा हुई आग । 


अब्द (वि०) [न० ब०] जो शब्दों में न कहा गया हो 
-किमर्थमशब्दं रुद्यते-का० ६०, जो सुनाई न दे,-ब्दम्‌ 
1. अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्म 2. (सां० द० में) प्रधान या 
प्रकृति का आरम्भिक अणु --ईक्षतेर्नाशब्दम्‌--शारी० 
१1१1 

अदारण (वि०) [न० ब०] असहाय, परित्यक्त, शरणरहित 
“बलवदशरणो5स्मि--श० ६, इसी प्रकार अश्नरण्य' । 

अक्षरीर (वि०) [न ब०] शरीररहित, बिना शरीर का 
"रः 1. परमात्मा, ब्रह्म, 2. कामदेव, प्रेम का देवता 
3. संन्यासी जिसने अपने सांसारिक संबंध त्याग 
दिये हैँ । 

अशरीरिन्‌ (वि०) [न त०] शरीररहित, भपाथिव, 
स्वर्गीय (प्रायः वाणी, वाक्‌ आदि शब्दों के साथ) । 


अशस्त्र (वि०) [न० ब०] जो धर्मशास्त्र के अनुकूल न 
हो, पाखंड । सम०--बिहित,-सिद्ध जो धर्मशास्त्र 
से अनुमोदित न हो । 

अशास्त्रीय (वि०) [न० त०] शास्त्रविरुद्ध, विधि-विरुद्ध, 
अनेतिक । 

अझित (भू० क० कृ०) [अश्‌+-क्त] 1. खाया हुआ, तृप्त 
2. उपभुक्त । 

अश्ितङ्गबीन (वि०) [अशितास्तृप्ता: गावो$त्र] वह स्थान 
जहाँ पहले मवेशी चरा करते थे, पशुओं के चरने का 
स्थान । दे० “आझितङ्गवीन” । 

अझित्रः [अश्‌ +इत्र] 1. चोर 2. चावल की आहुति । 

अशिरः [अश्‌+-इरच्‌] 1. आग 2. सूर्य 3. वायु 4 पिशाच, 
--रम्‌ हीरा । 

अशिरस्‌ (वि०) [न० ब०] बिना सिर का-- (पुँ०) बिना 
सिर का शरीर, कबंध, घड, तना । 

अशिव (वि०) | न० ब० ] 1. अशुभ, अमंगलकारी 
~अशिवा दिशि दीप्तायां शिवास्तत्र भयावहाः ( रुरुदुः } 

“रामा० 2. अभाया, बदकिस्मत,--बम्‌ 1. दुर्भाग्य, 
बदकिस्मती 2. उपद्रव । सम०- आचारः 1. अनु- 
चित व्यवहार, आचरण की अशिष्टता 2. दुराचरण। 


अशिष्ट (वि०) [न० त०] 1. शिष्टतारहित, उजडु, 2. 
असंस्कृत, असभ्य, अयोग्य 3. नास्तिक, भक्तिशून्य 4. 
जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ हारा सम्मत नहो 5 जो 
किसी प्रामाणिक शास्त्र द्वारा विहित न हो । 

अझीत (वि०) [न० त०]. जो ठंडा न हो, गर्म । सम० 
न करः,-रदिमिः सूर्य । 

अशीतिः (स्त्री०) [निपातोऽयम्‌] अस्सी (यह शब्द सदैव 
स्त्रीलिंग एंक व० में प्रयुक्त होता है चाहे इसका 
विशेष्य कुछ ही हो) । 

अशीषंक (वि०) ==दे० अशिरस्‌ । 

अशुचि (वि०)[न० ब०] 1. जो साफ न हो, गंदा, मलिन, 
अपवित्र,-सोऽशुचिः सर्वकर्मसु, विलाप या मातम के 
अवसर पर 2. काला,--चिः (स्त्री) [न० तऽ] 
1. अपवित्रता 2. अधः पतन । 

अशुद्ध ( वि० ) [ न० त० ] 1. अपवित्र 2. अनुद, 
गलत । 

अशुद्धि (वि०) [न० ब०] 1. अपवित्र, मलिन 2. दुष्ट, 
द्धिः (स्तरी०) [न० त०] अपवित्रता, मलिनता । 

अशुभ (वि०) [न० ब०] 1. अमंगलकारी 2. अपवित्र, 
मलिन (विप० शुभ) 3. अभागा, बदकिस्मत,---भम्‌ 
1. अमंगलता, 2. पाप 3. दुर्भाग्य, विपत्ति- नाथे 
कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ --रघु० ५।१३,† सम० 
--उदयः अशुभ शकुन । 

अशून्य (वि०) [न° त०] 1. जो रिक्त या शून्य न हो 2. 
परिचर्या किया गया, पूरा किया गया, निष्पादित 


( १२१ ) 


--स्वनियोगमशून्य कुरु (नाटकों में प्राय: प्रयुक्त) 
अपना कार्य सम्पन्न करो । 

अशृत (वि०) [न० त०] बिना पकाया हुआ, कच्चा, 
अनपका । , 

अशेष (वि०) [न० ब०] जिसमें कुछ बाकी न बचा हो 

सम्पूर्ण, समस्त, पूरा, समग्र--अशेषशेमुषीमोष॑ माष- 

मश्नामि केवलम--उड्भूट०, क्रतोरशषेण फलेन 
युज्यता--रघु० ३1६५, ४८,-षः [न० त०] जो 
बाकी न बचा हो,--षम्‌, अशेषेण, अशेषतः (क्रि० 
वि० ) पूर्ण रूप से, पूरी तरह से,-तथाविधस्तावदशेष- 
मस्तु सः--कु० ५1८२, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म- 
त्ययो मयि--भग० ४1३५, १०।१६, ममु० १।५९ । 

अशोक (वि०) [न० ब०] जिसे कोई रंज नहो, जो 
किसी प्रकार के रंज या शोक का अनुभव न करता 
हो,--कः 1. लाल फूलों वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष 
(कविसमय है कि स्त्रियों के चरणस्पर्श से इसमें फूल 
खिल जाते हूँ) तु०--असूत सद्य; कुसुमान्यश्षोक 
पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां संपर्कमाशिञ्जितन्‌पुरेण-- 
कु० ३।२६, मेघ० ७८, रघु० ८1६२, माळवि० ३।१२, 
१६, 2. विष्णु 3 मौयंवंश का एक प्रसिद्ध राजा, -कम्‌ 
1. अशोक वृक्ष का फूलना (कामदेव के पाँच बाणों में 
से एक) 2. पारा । सम०--अरिः कदंबवृक्ष,--अष्टमी 
चैत्र कृष्णपक्ष की अष्टमी,-तरुः,--नगः,-वृक्ष 

अशोकवक्ष,--त्रिरात्रः,--त्रम्‌ एक उत्सव का. नाम 

जो तीन रात तक रहता हैँ,--वनिका अशोक वृक्षों 
का उद्यान, “न्याय दे० 'न्याय' के नीचे । 

अझोच्य (वि०)[न० त०] जिसके लिए शोक करना उचित 
नहीं -अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे-- 
भग० २।११। 

अशौचम्‌ [न० त०] 1. पवित्रता, मैलापन, मलिनता-पंच० 
१।१९५ 2. (किसी बच्चे के जन्म के कारण - जनना- 
शौच) सूतक, (किसी बंधु की मृत्यु के कारण-- 
मृताशौच) पातक--अहोरात्रमुपासीरन्नशौचं बान्धवैः 
सह--मनु० ११।१८३। 

अइनया=भूख । 

अश्नीतपिबता [अइनीत पिबत इत्युच्यते यस्यां निदेशक्रियायां 
--पा० २।१।७२] खाने पीने के लिए निमंत्रण, दावत 
जिसमें खाने पीने के लिए लोग आमंत्रित किये जाते 
हैं-अश्नीतपिबतीयंती प्रसृता स्मरकर्मणि-भट्टि० 
५।९२। 

अइमकः (ब० व०) [अश्मेव स्थिरः, इवार्थ कन्‌] 1. दक्षिण 
में एक देश 2. उस देश के निवासी । 

अश्मन्‌ (पुं) [अश्‌+-मनिन्‌] 1. पत्थर- नाराचक्षेपणी- 
याइमनिष्पेषोत्पतितानलम्‌--रघु ० ४।७७ 2. फलीता, 
चकमक पत्थर 3. बादल 4. वज्र । सम०--उत्यम्‌ 

१६ 


शिलाजीत,- कुट, कुट्रक (वि०) पत्थर पर रखकर 
चीज तोड़ने वाला (ट्र:ट्रुकः) भक्तों का समृदाय, 
वानप्रस्थ--याज्ञ० ३।४९, मनु० ६।१७,- गर्भ, 
-गर्भम्‌,-गर्भजः,- जम्‌, -योतिः पत्ता, जः, जम्‌ 
1. गेरू, 2. लोहा, जतु (नपुं० ) „जतुकम्‌ --शिला- 
जीत,--जातिः पन्ना,-- दारणः पत्थर तोड़ने के लिए 
हथौड़ा,--पुष्षम्‌ शिलाजीत,--भालम्‌ पत्थर की खरल 
या लोहे का इमामदस्ता,--सार (वि०) पत्थर या 
लोहे जैसा (--रः, --रम्‌ ) 1. लोहा 2. नीलमणि । 

अइ्मन्तस्‌ [अइमनोऽन्तोऽत्र शकं० पररूपम्‌] 1 अंगीठी, 
अलाव 2. खेत, मैदान 3. मृत्यु । 

अइमन्तकः--कम्‌ [ अइमानमन्तयति इति-अङ्मन्‌-- अंत्‌ + 
णिच्‌-- प्वुल | अलाव, अंगीठी,--कः एक पौधे का नाम 
जिसके रेशो से ब्राह्मण की तगड़ी बनाई जाती हैं । 

अश्मरी (आयु० में}[ अश्मानं राति इति रान-क-+-डीष | 
(मूत्राशय में) एक रोग का नाम जिसे पथरी कहते हैं, 
मृत्रकृच्छ । 

अश्वम्‌ [ अइनृते नेत्रमू- अश्‌-रक्‌ ] 1. आँसू, 2. रुधिर 
(प्राय: 'अस्र' लिखा जाता है),--श्रः किनारा (बहुबा - 
समास के अन्त में प्रयुक्त होता है) । सम०>-प 
रुधिर पीने वाला, राक्षस, नरभक्षक । 

अभ्रवण (वि०) [ न० ब० ] बहरा, जिसके कान न हों, 
"णः साँप । 

अश्वाद्ध (वि०) [न० त० ] श्राद्ध का अनुष्ठान न करने 
वाला,--दवः श्राद्ध का अनुष्ठान न करना । सम० 
--भोजिन्‌ (वि०) जिसने श्राद्ध-अनुष्ठान में भोजन न 
करने का ब्रत ले लिया है । 

अश्रान्त (वि०) [ न० त० ] 1. न थका हुआ, अथक 2. 
अनवरत, लगातार-तम्‌ (अव्य०) निरन्तर, लगातार । 

अश्रिः--श्री (स्त्री) [ अश्‌ +क्रि पक्षे डीष्‌ ] 1. (कमरे 
का या घर का) किनारा, कोण समास के अन्त में चतुर्‌, 
त्रि, षट्‌ तथा और कुछ शब्दों के साथ बदल कर 
अख्न' हो जाता है-दे० चतुरस) 2. (शस्त्र की) तेज 
धार-वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठिताश्रीव लक्ष्यते--कु ० 
२1३०, 3. किसी वस्तु का तेज किनारा, धार। 


अश्नौक-- ल (वि०) [ न० ब० कप्‌, रस्य लः | 1. श्रीहीन, 
असुन्दर, विवर्ण, शि० १५।९६ 2. भाग्यहीन, जो सम्प- 
न्ननहो। 

अश्रु (नपुं० )[ अझ्नुते व्याप्नोति नेत्रमदर्शनाय-अश्‌ + क्रुन्‌ ] 
आँसू--पपात भूमो सह संनिकाश्रुभि:--रघु० ३।६१ । 
सम०--उपहत (वि०) आंसुओं से भ्रस्त, आँसुओं 
से ढका हुआ,-कला आँसू की बूंद, अश्नुबिदु.-परिपूर्ण 
(वि०) आंसुओं से भरा हुआ, “अक्ष आसुओं से भरी 
हुई आँखों वाला,--परिप्लुत (वि०) आँसुओं से भरा 
हुआ, अश्रुस्तात,--पातः आँसू गिरना, आँसुओं का 


( १२२ 


गिराना, -पूर्ण (वि०) आसुओं से भरा हुआ, "आकुल 
आँसुओं से भरा हुआ तथा व्याकुल-रघु० २१, 
--मुख (वि०) आँसुओं से युक्त, अचानक आँसू गिराने 
वाला,-लोचन,--नेत्र (वि०) आँसुओं मे भरी हुई 
आँखों वाला, जिसकी आँखें आँसुओं से भरी हुई हों । 

अश्रुत (वि०) [ न० त०] 1. न सुना हुआ, जो सुनाई न 
दे 2. मूर्ख, अशिक्षित । 

अश्रौत (वि०) [ नञ त० ] अवैदिक, जो वेदों के द्वारा 
अनुमोदित न हो । 

अश्रेयस्‌ (वि०) [ त० त० ] 1. अपेक्षाकृत जो उत्कृष्ट न 
हो, घटिया (नपुं०--स्‌) बुराई, दुःख । 

अइलील (वि०) [ न श्रियं लाति--ला--कं | 1. भद्दा. 
कुरूप 2. ग्राम्य गन्दा, अक्खड़,- अझलीलप्रायान्‌ कल- 
कलान्‌-दश० ४९, 'परिवाद-याज्ञ ० १1३३, 3. अप- 
भाषित,--लम्‌ 1. देहाती या गंवारू भाषा, गाली 2 
(सा० शा० में) रचना का एक दोष जिसमें ऐसे शब्द 
प्रयुक्त किये जाये जिनसे श्रोता के मन में शर्म, जुगुप्सा 
और अमंगल की भावना पैदा हो-उदा० साघनं सुमह- 
द्यस्य, मुग्धा कुड्मलिताननेन दघती वायुं स्थिता तत्र 
सा, तथा--मृदूपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशात्‌-में 
साधन, वायु और विनाश शब्द अश्लील हैं और क्रमश 
शर्म, जुगुप्सा और अंमंगल की भावना पैदा करते है-- 
“साघन' शब्द तो लिग (पुरुष की जननेन्द्रिय), “वायु 
शब्द अपान (गुदा से निकलने वाली दुर्गंधयुत वायु) 
तथा “विनाश मृत्यु को प्रकट करता हे । 

अइलेषा [ न दिलष्यति यत्रोत्पन्नेन शिशुना, रिलिष्‌+-घञ्ञः 
तारा० ] 1. नवों नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते हैं 2 
अनैक्य, वियोग । सम०--जः,-भवः,न भूः केतुग्रह 
अर्थात्‌ उतार का शिरोबिन्दु । 

अश्वः [ अंश्‌+-क्वन्‌ ] 1. घोड़ा 2. सात की संख्या का पकट 
करने वाला प्रतीक 3. (घोड़ें जैसा बल रखने वाले) 
मनुष्यों की दोड़,-_काष्ठतुल्यवपुर्घुष्टो मिथ्याचारश्च 
निर्भयः, द्वादशांगुलमेढुशच दरिद्रस्तु हयो मतः ।-श्वौ 
(द्विश व०) घोड़ा और घोड़ी । सम०--अजनी हंटर 
--अधिक (वि०) जो अश्वारोहियों में प्रबल हो. 
जिसके पास घोड़े अधिक हों,--अध्यक्षः अश्‍्वारोहियों 
का सेनापति,-अनीकम्‌ अश्वारोहियों की सेना,-अरिः 
भेंसा,---आयुर्वदः अइवचिकित्सा-विज्ञान--आरोह 
(वि०) घोड़े पर चढ़ा हुआ (--हः) 1. घुड़सवार, 
अइवारोही 2. घुड्सवारी,-उरस्‌ (वि०) घोड़े की 
भांति चौड़ी छाती वाला,--कर्णः,--कर्णकः 1. एक 
यृक्ष 2, घोड़े का कान,--कुटी घुड्शाल,- कुशल, 
-“-कोविद (वि०) घोड़ों को सघानै में चतुर, खरजः 
खच्चर,--खुरः थोड़े का सुंम,--गोष्ठम्‌ घुडसाल, अस्त- 
बल,--घासः घोड़े की चरागाह,--चलनझाला घोड़ों 


) 

को घृमाने का स्थान,--चिकित्सकः,---वैद्यः शालिहोत्री 
पशुओं का डाक्टर,--चिकित्सा घोड़े की चिकित्सा 
पशुचिकित्साविज्ञान,--अघनः नराशव (जिसका शरीर 
घोड़े का, तथा गर्दन मनुष्य की होती हे),--बूतः घुड़ 
सवार दूत,--नायः घोड़ों को चराने वाला, घोड़ों का 
सम्‌ह,--निबन्धिकः घोड़ों का साइस, घोड़ों को बांधने 
वाला,--षः साइस,--पालः--पालकः,--रक्षः घोड़ों 
का साइस,--बंधः साइस,--भा बिजली, महिषिका 
भसे और घोड़े के बीच रहने वाली स्वाभाविक शत्रुता 
--मख (वि०) जिसका मुंह घोड़े जैसा है (--खः) 
घोड़े के मुंह वाला पश्‌, किन्नर, देवदूत (--खी) 
किन्नर स्त्री,-भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्य:-कु० १।११, 
--मेधः एक यज्ञ जिसमें घोड़े की बलि चढ़ाई जाती 
है--यथाश्वमेघ: क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः--मनु० 
११।२६१,--मेधिक,- मेघीय (वि०) अश्वमेध के 
उपयुक्त या अश्वमेध से संबंध रखने वाला (-कः-यः ) 
अश्वमेध के उपयुक्त धोड़ा,_युज्‌ (वि०) जिसमें 
घोड़े जुते हुए हों ( जैसे कि घोड़ागाड़ी ). (स्त्री०) 
एक नक्षत्रपुञ्ज,अर्विनी नक्षत्र 2. मेष राशि 3. आश्वि- 
नमास,--रक्षः अश्वारोही या घोड़े का रखवाला 
साइस,--रथः घोडागाडी (--था) गंधमादन पर्वत 
के निकट बहने वाली एक नदी,--रत्नस्‌,--राजः 
बढ़िया घोडा, या घोड़ों का स्वामी- अर्थात्‌ उच्चे 
श्रवाः,--लाला एक प्रकार का साँप,--वक्‍त्र >- अश्व- 
मुख, दे० किन्नर और गंधवं,-- वडवम्‌ सांड घोड़ों की 
जोड़ी,--वहः अश्वारोही,-वारः,-वारकः अश्वारोही 
साइस,--वाहः,- वाहकः घुड़सवार,--विद्‌ (वि०) 
1. घोड़ों को सधाने में कुशल 2. घोड़ों का दलाल 
(पुं) 1. पेशेवर घुड्सवार 2. नल का विशेषण, 
--बृषः बीजाइव, सांडघोड़ा,--बैद्यः घोड़ों का चिकि- 
त्सक,--झाला अस्तबल,-क्षाबः बछेरा, बछेरी 
शास्त्रम्‌ शालिहोत्र, पशु चिकित्सा-विज्ञान की पाठ्य- 
पुस्तक,---श्युगालिका घोड़े और गीदड़ की स्वाभाविक 
शत्रुता,-सादः,- सादिन्‌ (पुं) घुड्सवार, अश्वारोही 
अश्वसँनिक रघु० ७।४७,सारथ्यम्‌ कोचवानी, 
सारथिपना, घोड़ों और रथों का प्रबंध -सूतानामश्‍व- 
सारथ्यम्‌ --मतु० १०।४७,- स्थान (वि०) अस्तबल 
में उत्पन्न (--नम्‌) घुड़साल, तवेळा,--हारकः 
घुड्चोर, घोड़ों को चुराने वाला,--हृदयम्‌ 1. घोड़े की 
इच्छा 2. अस्वारोहिता । 


अश्वक (वि०) [ अश्व--कन्‌ ? घोड़े जेसा--कः 1. छोटा 


घोड़ा, 2. भाडे का टट्टू 3. सामान्य घोड़ा । 


अइवकिनो [ अश्वस्य क॑ मुखं तंत्सदृशाकारोऽस्त्मस्य इति 


ङीप्‌- -तारा० ] अश्विनी नक्षत्र । 


अश्वतरः (स्त्री०--री) [ अइवञ-ष्टरच्‌ ] खच्चर । 


( १२३ ) 


अश्वत्थ: [ न श्वश्चिरं शाल्मलीवृक्षादिवत्‌ तिष्ठति--स्था | 


नक पृषो० तारा० ] पीपल का पेड़,--ऊष्वमूलो5- 
वाकशाख एथो5श्वत्थ: सनातन:--कठ०, भग? १५1१ 

अश्वत्यामन्‌ (पुं०) [ अश्वस्येव स्थाम बलमस्य, पृषो० 
तु महा०--अश्वस्येवास्य यत्स्थाम नदतः प्रदिशो- 
गतम्‌, अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नाम्ना भविष्यति ] 
द्रोण और कृपी का पुत्र, कुरुराज दुर्योधन की ओर से 
लड़ने वाला ब्राह्मण योद्धा व सेनापति (यह अत्यन्त 
शरवीर, प्रचण्डक्रोघी, युवक योद्धा था, इसका ब्रह्म- 
तेज कर्ण के साथ वाग्युद्ध में प्रकट हुआ, जब कि 
द्रोणाचार्यं के पश्चात्‌ कणे को सेनापतित्व दिया गया 
--दे० वेणी० तृतीय अंक, यह सात चिरंजीवियों में 
से एक है) 

अश्वस्तत,---स्तनिक (वि०) [न इवो भवः इति--श्वस्‌+ 
ट्युल्‌ तुट्‌ च, न° त० | [ श्वस्तन+ठन्‌ च न° 
त० | 1, जो आगामी कल का न हों, आज का 2 जो 

[गामी कल का प्रबंध नहीं रखता हैँ - मनु० ४॥७, 

अदिवक (वि०) [ अश्‍व--ठन्‌ | जो घोड़ों से खींचा जाय । 

अश्विन्‌ (१०) [ अश्व--इन्‌ | 1. अश्वारोही, घोड़ों को 
सधाने वाला--नौ (द्वि० व०) देवताओं के दो वैद्य 
जो कि सूर्य के द्वारा घोड़ी के रूप में एक अप्सरा से 
जुड़वें पैदा हुए थे । 

अश्विनी [ अश्व+ इनि+- डीप्‌ | 1. २७ नक्षत्रों में सबसे 
पहला नक्षत्र (जिसमें तीन तारे होते हैं), 2. एक 
अप्सरा जो बाद में अदिविनीकुमारों की माता मानी 
जाने लगी, सूर्य पत्नी जो कि घोड़ी के रूप में छिपी 
हुई थी। सम०--कुमारो,--पुत्रो- सुतौ सूर्यक 
पत्नी अश्विनी के यमज पुत्र । 

अइवीय (वि०) [ अश्व--छ ] घोड़ों से संबंध रखनेवाला 
घोड़ों का प्रिय,--यम्‌ घोड़ों का समूह, अश्वारोही 
सेना--शि० १८।५। 

अषडक्षीण (वि०) [ न सन्ति षडक्षीणि यत्र-न० ब०, 
ततः--ख ] जो छः आँखों से न देखा जा सके, जो 
केवल दो व्यक्तियों के द्वारा निश्चित या निर्णीत किया 
जाय,--णम्‌ रहस्य । 

अषाढः [ अघाढया युवता पौणेमासी आषाढी सा अस्ति 
यत्र मासे अणू वा ह्वस्वः ] अषाढ का महीना (प्रायः 
आषाढ” लिखा जाता है)! 

अष्टक वि० [ अष्टन्‌ -कन्‌ | आठ भागों वाला, आठ 
तह वाला,--कः जो पाणिनि निर्मित आठों अध्यायों 
का जानकार है, या उनका अध्ययन करता है,--का 
पूणिमा के पश्चात्‌ सप्तमी से आरंभ करके आने वाले 
तीन (सप्तमी, अष्टमी और नवमी) दिन 2. उन तीन 
महीनों की अष्टमियां, जबकि पितरों का तर्पण होता 
है, 3. उपर्युक्त दिनों में किया जाने वाला श्राद्ध- 


अनृष्ठान,--कम्‌ 1. आठ अवयवों की अनी कोई 
समूची वस्तु 2. पाणिनिसूत्रों के आठ अध्याय 3. 
ऋग्वेद का एक खंड (ऋग्वेद ८ अष्टक या दस मंडलों 
में विभक्त है) 4. आठ वस्तुओं का समूह--यथा 
वानराष्टकम्‌, ताराष्टकम्‌, गंगाष्टकम्‌ आदि 5. आठ 
की संख्या । सम०- अंगः, -गस्‌ एक प्रकार का 
फलक या कपड़ा जिस पर अठ खाने बने होते हैं और 
जो पाँसा खेलने के काम आता हुँ । 
अष्टन्‌ (सं० वि०) | अंश्‌+कनिन्‌, तुटू च ] (क्तुं०, 
करम ०--अष्ट--ष्टो) आठ, कुछ संज्ञाओं तथा संस्या- 
वाचक शब्दों से मिलकर इसका रूप समास में 'अष्टा 
रह जाता है, उदा० अष्टादशन्‌, अष्टाविशतिः, अष्टा- 
पद आदि । सम०--अंग वि० जिसके आठ खंड 
या अवयव हों --गम्‌ 1. शरीर के आठ अंग जिनसे 
अति नम्र अभिवादन किया जाता है, पात:,- प्रणामः 
साष्टाड्भनमस्कारः शरीर के आठों अंगों से किया जानें 
वाला नम्र अभिवादन--जानुमभ्यां च तथा पद्भ्यां 
पाणिम्याम्रसा घिया, शिरसा वचसा दुष्ट्या प्रणामो- 
ऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 2. योगाभ्यास अर्थात्‌ मन की एका- 
ग्रता के आठ भाग 3. पूजा की सामग्री, “अर्घ्यम्‌ आठ 
वस्तुओं का उपहार, धूप: आठ औषधियों से बनी 
एक प्रकार की ज्वर उतारने वाली धूप, मैथुनम्‌ आठ 
प्रकार का संभोग-रस, प्रणय की प्रगति में आठ 
अवस्थाएँ-स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌, 
संकल्पोऽध्यवसायइ्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।, अध्यायी 
पाणिनि मुनि का बनाया व्याकरणग्रंथ जिसमें आठ 
अध्याय हैं,-अख्नम्‌ अष्टकोण,--अस्रिय अष्टकोणीय 
(न्‌) (वि०) आठ दिन तक होने वाला, 
--कणे (वि०) आठ कानों वाला, (--णेः) ब्रह्मा 
की उपाधि,-कर्मन्‌ (प्‌ं०), गतिकः राजा जिसने 
अपने आठ कर्तव्य पूरे करने हैं (आठ कतंव्य--आदाने 
ख विसगे च तथा प्रैषनिषेधयोः, पंचमे चार्थवचने 
व्यवहारस्य चेक्षणे, दंडशुद्ध्योः सदा रक्तस्तेनाष्टगतिको 
नृपः ।- कृत्वस्‌ (अव्य०) आठ बार,--कोण: आठ 
कोण वाला, अंठपहल,--गबम्‌ आठ गोओं का लहँडा; 
गुण (वि०) आठ तह वाला,-दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ 
मन्‌० ८।४००, (भम्‌) वह्‌ आठ गुण जो ब्राहमण 
में अवश्य पाये जाने चाहिए--दया सवभूतेषु, क्षांति: 
अनसूया, शौचम्‌, अनायासः, मंगलम्‌, अकार्पण्यमू 
अस्पृहा चेति--गो०। “आश्रय (वि०) इन आठ गुणों 
से युक्त,--ष्ट (ष्टा) चस्वर्गरशत्‌ (वि) अड- 
तालीस, - तथ (वि०) आठ तहों वाला,--त्रिझत्‌, 
(---ष्ठा) (वि०) अड्तीस,--त्रिकम्‌ चौबीस, 
वलम्‌ 1. आठपंखड़ियों वाला कमल, 2. अठकोन, 
--बशन्‌ (°ष्टाः) नीचे दे०,--दिशच्‌ (स्त्रीश) आठ 


“(१२४ ) 


दिग्बिन्दु--पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नेऋती पश्चिमा तथा, 
वायवी चोत्तरैशानी दिशा अष्टाविमाः स्मृता: । 
०करिण्यः आठ दिग्बिन्दुओं पर स्थित आठ हथिनियाँ, 
“बाला: आठों दिशाओं के आठ दिशापाल “इन्द्रो 
वह्लिः पितृपतिः (यमः) नैऋतो वरुणो मरुत्‌ (वायुः), 
कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमातू--अमर०, 
भाजाः आठौं दिशाओं की रक्षा करने वाले आठ 
हाथी--ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः, पुष्प- 
दन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः--अमर०, 


--घातुः आठ धातुओं का समुदाय--स्वर्णं रूप्यं च | 


ताम्रं च रङ्गं यशदमेव च, शीसं लोहं रसर्चेति घातवोऽ 
ष्टौ प्रकीतिताः !--पद,--द॒ (ष्ट? या ष्टा?) 
वि० 1. आठ पैरों वाला, 2. कथा में वणित शरभ 
नाम का जन्तु, 3. सिंटकिनी 4. कैलास पर्वत (--दः, 
दम्‌) 1. सोना--आवजिताष्टापदकुंभतोयै:--कु ० 


७।१०, शि० ३1२८, 2. पासा खेलने के लिए बिसात | 


या एक फलक, फट्रा,--पत्रम्‌ सोने की पट्टी, 
-मङ्कलः एक घोड़ा जिसका मुंह, पूँछ, अयाल, छाती 
तथा सुम सफेद हो (--लम्‌) आठ सौभाग्यसूचक 
वस्तुओं का संग्रह, कुछ के मतानुसार वे ये हैं:-मृगराजो 
वृषो नागः कलशो व्यजनं तथा, वैजयन्ती तथा भेरी 
दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ । दूसरों के मतानुसार--लोकेऽ 
स्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहुंताशनः, हिरण्यं सप्ति- 
रादित्य आपो राजा तथाष्टमः । मानम्‌ एक 'कुडव' 
नामक माप,-मासिक (वि०) आठ महीनों में एक बार 
होने वाला, मूतिः अष्टरूप, शिव का विशेषण-आठ 
रूप है --पाँच तत्त्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश), सूर्य, चन्द्रमा, तथा यज्ञ करने वाला पुरो- 
हित--तु०, श० १।१, या सृष्टिः खष्टुराद्ा वहति 
विधिहुतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः 
श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । यामाहुः 
स्वंभूतप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः 
प्रपन्नस्तनृभिरववु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ या संस्कृत 
में संक्षेप से कहे गये निम्नांकित क्रमानुसार नामः 
जलं वह्लिस्तथा~यष्टा सूर्याचंद्रमसौ तथा, आकाशं 
वायुरवनी मूर्तयोऽष्टौ पिनाकिनः । “धरः आठ रूपों 
वाळा, शिव,--रत्नम्‌ समष्टि रूप से ग्रहण किये गये 
आठ रत्न,-रसाः नाटकों में प्रयुक्त आठ रस-- 


ऽवृंगा रहास्यकरुणरोद्रवी रभयानकाः, वीभत्साद्भुतसंज्ञौ ¦ 


चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः। काव्य» ४, (इनमें 
नबां रस 'शान्त' भी जोड़ दिया जाता है :--निर्वेद- 
स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस:-त०) “आश्रय 


(वि०) आठ रसों से सम्पन्न, या आठ रसों को प्रद- | 


शित करने वाला --विक्रम० २।१८,--विधि (वि०) 


आठ तहं वाला, या आठ प्रकार का,--विशतिः ; 


| (स्त्री) (ष्टा?) अठाईस,--अवणः,---अवस्‌ ब्रह्मा, 
(आठ कान या चार सिर रखने वाला) । 

अष्टतय (वि०) [अष्टन्‌ +-तयप्‌] आठ खंड या आठ 
अंगों वाला-यम्‌ सब मिलाकर आठ वारा । 

अष्टधा (अव्य०) [अष्टन्‌ +-घा] 1. आठ तह बाला, 
आठ बार 2. आठ भागों या अनुभागों में--भिन्ता 
प्रकृतिरष्टघा--भ० ७४, भिन्तोऽष्टघा विप्रससार : 
वंशः--रघु० १६।३ । 

अष्टम (वि०) [स्त्री०- मी] [िष्टन्‌न-डट्‌ मट्‌ च| 
आठवां,--मः आठवां भाग,--मी चांद्रमास के दोनों 
पक्षों का आठवां दिन! सम०--अंजः आठवा 
भाग,--कालिक (वि०) जो व्यक्ति सात समय (पूरे 
तीन दिन तथा चौथे दिन का प्रातः काळ) भोजन 
न करके आठवें समय पर ही भोजन ग्रहण कस्ता 
हुँ --मनु० ६।१९ । 

अष्डसक (वि०) [अष्टम--कन्‌] आठवाँ,- योंशमष्टकं 
हरेत्‌ याज्न० २।२४४-। 

अष्टमिका [अष्टमीन-कन्‌ ह्वस्वः, टाप्‌] चार तोले का 
वजन । 

अष्टादशन्‌ (वि०) [अष्ट च दश च] अठारह । सम 
-उषपुराणम्‌ गौण या छोटे पुराण, अष्टान्युपपुराणानि . 
मुनिभिः कथितानि तु, आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिहे- ` 
मतः परम्‌, तृतीयं नारदं प्रोक्तं कुमारेण तु भाषितम्‌, 
चतुर्थं शिवधर्माख्यं साक्षान्मन्दीशभावितम्‌, दुर्वाससो- 
क्तमाश्चर्यं नारदोक्तमतः परम्‌, क्रापिळं मानवं चेव 
तथैवोशनसेरितम्‌, ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ कालिकाह्वय- 
मेव च, माहेश्वरं तथा साम्ब सोर सर्वार्थसञ्चयम्‌, 
पराशरोक्तं प्रवरं तथा भागवतद्वयम्‌ । इदमष्टादशं 
प्रोक्तं पुराणं कौमंसंज्ञितम्‌, चतुर्धा संस्थितं पुष्यं 
संहितानां प्रभेदतः-हेमाद्रि।--षुराणम्‌ अठारह पुराण, 
-्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा, तथान्यन्ता- 
रदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌, आग्नेयमष्टकं प्रोक्तं 
भविष्यन्नवमं तथा, दशमं ब्रह्मवंवर्तं लिङ्गमेकादशं 
तथा, वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌. 
चतुर्देशं वामनं च कौर्म पंचदशं तथा, मत्स्यं च गारुडं 
चैव ब्रह्मांडाष्टादशं तथा 1-- विवादपदम्‌ मकदमबाजी 
के अठारह विषय (झगड़े के कारण) - दे० मनु» 
८४-७ । 

अष्टिः (स्त्री ०) [अस्‌ --क्तिन्‌ पृषो० षत्वम्‌] 1. खेल का 

| पासा 2. सोलह की संख्या 3. बीज 4. गृठली । 

। अष्ठीला [अष्ठिस्तत्तुल्यकठिनाइमानं राति-रा-+क रस्य लः 

। दीर्घ:--तारा० ] 1. गोल मटोल शरीर, 2. गोल ककरी 

। 

| 


या पत्थर 3. गिरी, गुठली 4. बीज का अनाज । 
अस्‌ 1. (अदा० पर०) [अस्ति, आसीत्‌, अस्तु, स्यात्‌- - 
आधंघातुक लकारो में सदोष रूपरचना- अर्झात्‌ भू 


( १२५ ) 


धातु से] 1. होना, रहना, विद्यमान होना (केवल 
सत्ता) - नासदासीन्मौ सदासीत्‌-ऋग्‌० १०1१२९, 
-नत्वेवाहं जातु नासम्‌-भग० २।१२, आसीद्राजा नलो 
नामः -नल० १।१, 2. होना (अपूर्णं विधेयक की 
क्रिया या विधेयक शब्द के रूप में प्रयुक्त, बाद में 
संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण या और कोई समानार्थक 
शब्द आता है) धामिके सति राजनि--मनु० ११।११, 
आचार्य संस्थिते सति-५।८०, 3. संबंध रखना, 
अधिकार में करना (अधिकर्ता में संबं०)-थन्ममास्ति 
हरस्व तत्‌--पंच० ४।७६, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा 
~ ५।७०, 4. भागी होना--सस्य प्रेत्य फलं नास्ति 
मनु० ३।१३९ 5. उदय होना, घटित होना- आसीच्च 
मम मनसि--का० १४२, 6. होना 7. नेतृत्व करना, 
हो जाना, प्रमाणित होना (संप्र० के सांथ) स 
स्थ्राणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः 
--विक्रम० १।१, 8. पर्याप्त होना (संप्र० के साथ) 
सा तेषां पावनाय स्यात्‌--मनु० ११।८६, अन्यैर्नृपालैः 
परिदीयमानं शाकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌ 
~जगन्नाथ, 9, ठहरना, बसना, रहना, बसना, 
आवास करना, हा पित: क्वासि हे सुश्रु 
--भटूटि० ६।११, 10. विशेष संबंध रखना, प्रभा- 
वित होना (अधि० के साथ)- कि नु खलु यथा 
वयमस्यामेवमियमप्यस्मान्‌ प्रति स्यात्‌ क्श १, 
अस्तु--अच्छा, होने दो, एबमस्तु, तथास्तु एसा ही 
होचे, स्वस्ति, अध्युक्त पूर्ण भूतकालिक क्रिया का रूप 
बनाने के लिए घातु से पुर्व जोडा जाने वाला “आस” 
कई बार धातु से पृथक्‌ करके लिखा जाता है -- 
तं पातयां प्रथममास पपात पर्चात्‌--रघुं० ९।६१, 
१६।८६, अति--समाप्त होना श्रेष्ठ होना, बढ 
चढ़ कर होना, अभि- संबंध रखना, अपने भाग का 
हिस्सेदार बनना--यन्ममाभिष्यातू-सिद्धा०, आविस्‌-- 
निकलना, उभरना, दिखाई देना--आचपार्यकं विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌ --मा० १।२६, प्राबुस्‌--प्रकट 
होना, ऊपर को उभरना,--प्रादुरासीत्त मोनुद:-- 
मनु० १।६, रघु० ११।१५, व्यति- (आ० व्यतिहे, 
व्यतिसे, व्यतिस्ते) बढ़ जाना, बढ चढ़ कर होना, 
श्रेष्ठ या बढ़िया होना, मात कर देना--अन्यो व्यति- 
स्ते तु ममापि धर्मः--भटूटि० २।३५। 


अस्‌ (दिवा० पर०) [ अस्यति, अस्त ] 1. फेंकना, छोड़ना, 


जोर से फेंकना, (बन्दूक) दागना, निशाना छगामा, 
(निशाना' में अधि०) तस्मिन्नास्थदिषीकास्त्रम्‌ 
-रघु० १२२३, भट्टि १५९१, 2. फेंकना, ले 
जाना, जाने देना, छोड़ना, छोड़ देना, जैसा कि अस्त: 
मान” 'अस्तश्ञोक' और 'अस्तकोप' में, दे० अस्त; 
अति--+ निशाने से परे (तीर गोली आदि) फेंकना, 


हावी होना; अत्यस्त दूर परे निशाना लगाकर, बढ़ 
चढ़ कर, (द्वि० त० स० में जुड़ कर,) अधि--, 1. 
एक के ऊपर दूसरी वस्तु रखना 2. जोड़ना, 3. एक 
वस्तु की प्रकृति को दूसरी में घटाना,-बाह्यघर्मानात्म- 
न्यघ्यस्यति--शारी०, अप--1. फेक देना, दूर 
करना, छोड़ना, त्याग देना, रद्दी में डालना, अस्वी- 
कार करना-_किमित्यपास्याभरणानि यौवने--कु० 
५।४४, सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु-पंच० १, 
शि० १।५५, संगरमपास्य- वेणी० ३।४, इत्यादीनां 
काव्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ स० द०, अस्वीकृत, निरा- 
कृत 2. हांक कर दूर कर देना, तितर बितर करना, 
अभि--, 1. अभ्यास करना, मशक करना-अम्यस्यतीव 
ब्रतमासिधा रमू--रघु० १३।६७, . मा० ९३२ 2. 
किसी कार्य को बार-बार करना, दोहराना- - मृगकुलं 
रोमन्थमभ्यस्यतु ० २।६, कु० २।५०, 3. अध्ययन 
करना, सस्वर पढ़ना, पढ़ना- वेदमेव सदाऽम्यस्येत्‌ 
मनु० २1१६६, ४1१४७, उद्‌--, 1. उठाना, ऊपर 
करना, सीधा करना--पुच्छमृदस्यति सिद्धा०, 2. मुड़ 
जाना, 3. निकाल देना, बाहर कर देना, ढपनि--1. 
निकट रखना, धरोहर रखना 2. कहना, संकेत करना 
सुझाव देना, प्रस्तुत करना--किमिदमुपन्यस्तम्‌-श्० 
५, सदुपन्यस्यति कृत्यवर्त्म यः कि० २।३, 3. सिद्ध 
करना, 4, किसी की देख रेख में देना, सुपुर्दे करना 
5. सविवरण वर्णन करना, नि--1. उपक्रम करना, 
रखना, नीचे फेंकना--शिखरिषु पदं न्यस्य भेघ० 
१३; दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं--मनु० ६।४६, 2. एक ओर 
रखना, छोड़ना, त्यागना, परित्याग करना, तिलांजलि 


'देना--स न्यस्तचिह्णामपि राजलक्ष्मीं --रधु० २1७, 


न्यस्तशस्त्रस्य वेणी० ३1१८, इसी प्रकार--भ्राणान्‌ 
न्यस्यति--3. अन्दर रखना, किसी वस्तु पर रखना 
(अधि० के साथ) --शिरस्याश्ञा न्यस्ता-- अमरु ८२, 
चित्रन्यस्त - चित्र में उतारा हुआ--विक्रम० १।४, 
स्तनन्यस्त्रोशीरम्‌--श० ३।९, लगाया हुआ--अयोग्ये 
न मद्विधो न्यस्यति भारमग्यम्‌-भट्विण १1२२, मेघ० 
५९, 4. सौंपना, हवाले करना, देखरेख में रखना 
अहमपि तव सूनौ न्यस्तराज्यः--विक्रम० ५1१७, 
आतरि न्यस्य मां--भट्टि ० ५१८२, 5. देना, प्रदान 
करना, वितरण करना--रामे श्रीर्यस्यतामिति--रघु० 
१२।२, 6. कहना, सामने रखना, प्रस्तुत करना---अर्था- 
न्तरं न्यस्यति--मल्लि० शि० १।१७ पर, निस्‌-- 1. 
निकाल फेंकना, फेंक देना, छोड़ना, छोड़ देना, वापिस 
मोड़ देना, निरस्तगाम्भीयंमपास्तपुष्पकम्‌ -शि० १ 
५५, ९।६३ 2. नष्ट करना, दूर करना, हराना, 
मारना, मिटाना--अह्लाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ 
--रघु० ५।७१, रक्षांसि वेदीं परितो निरास्थत्‌ 


( १२६ 


--भट्टि> १।१२, २३६, 3. निकालना, निष्कासन, 
निर्वासित करना -गृहाच्चिरस्ता न तेन वैदेहसुता 
मनस्त:--रघु० १४८४, 4. बाहर फेंकना, (तीर) 
छोड़ना 5. अस्वीकार करना, (सम्मति आदि का) 
निराकरण करना 6. ग्रहण छगना, छिप जाना, 
पृष्ठभूमि में गिर पड़ना-भट्टि० १३, परा-, 


छोड़ना, त्यागना, त्याग देना,--छोड़ देनो--परास्त- ; 


वसुधो सुधाधिवसति--कि० ५२७, 2. निकाल देना 
3. अस्वीकार करना, निराकरण करना, प्रत्याख्यान 
करना--इति यदुक्तं तदपि परास्तमू--सा० द० १, 
परि-- 1. चारों ओर फेंकना, सब ओर फैलाना, 
प्रसार करना 2. फैला देना, घेरना--ताम्रौष्ठपर्यस्त- 
रुचः स्मितस्य --कु० १।४४, 3. मोड़ लेना--पर्यस्त 
विलोचनेन--कु० ३।६८, 4. (आँसू) गिराना, नीचे 
फेंकना--रघु० १०।७६, मतु ०११।१८३ 5. उलट देना, 
पलट देना, 6. बाहर फेंकना. -रघु० १३।१३, ५।४९ 
परिनि; फैलाना, बिछाना, पर्युद--, 1. अस्वीकार 
करना, निकाल देना 2. निषेध करना, आक्षेप करना, 
प्र--,फेंकना, फेंक देना, उछाल देना, बि--,उछालना, 
बखेरना, अलग-अलग फेंकना, फाड़ देना, नष्ट करना 
-भैट्टि० ८११६, ९।३१, 2. खंडों में विभक्त 
करना, पृथक्‌र करना, क्रम से रखना--स्वयं वेदान्‌ 
व्यस्यन्‌--पंच० ४।५०, विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स 
तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः,--महा०, रघु० १०।८५, 
3. अलग-अलग लेना, एक-एक करके लेना--तदस्ति 
कि व्यस्तमपि त्रिलोचने कु०५।७२, 4. उलट 
देना, पलट देना 5. निकाल देना, हटा देना--बिनि 
~~, 1. रखना, जमा करना, रख देना- विन्यस्यन्ती 
भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पः-मेघ० ८८, भट्टि० 
३।३, 2. जमा देना, किसी की ओर निर्देश करना 
---रामे विन्यस्तमानसाः--रामा०, 3. सौंपना, दे 
देना, सुपुर्द कर देना, किसी के जिम्मे कर देना,-सुत- 
विन्यस्तपत्नीकः-- याञ्ञ० ३।४५, 4. क्रम में रखना, 
सँवारना, विपरि--, 1. उलट देना, पलट देना, औंधा 
कर देना, 2. बदलना, परिवर्तन करना--उत्तर० १, 
3. भ्रमग्रस्त होना, गलत समझना;--प्रतीकारो व्याधेः 
सुखमिति विपर्यस्यति जनः--भतुं० ३।९२, 4. परि- 
वतत होना(अक०) सम्‌-- 1. मिलना, एकत्र करना, 
मिलाना, जोड़ देना--मनु० ३।८५, ७।५७, 2. समास 
में जोड़ देना, समासकरना 3. सामुदायिक रूप से ग्रहण 
करना--समस्तेरथवा पृथक्‌--मनु० ७।१९८, संयुक्त 
रूप से या अलग अलग, संनि--, 1. रखना, सामने 
लाना, जमा करना, 2. एक ओर रखना, छोड़ना, 
त्यागना, छोड़ देना-संन्यस्तशस्त्रः--रघु० २।५९, 
संन्यस्ताभरणं गात्रम्‌--मेघ० ९३, कु० ७६७, 3. दे 


) 


देना, सौंपना, सुपुदै करना, हवाले करना--भग० 
३1३०, 4. (अक० के खूप में प्रयुक्त) संसार को 
त्यागना, सांसारिक बंधन तथा सब प्रकार की आस- 
क्तियों को त्याग कर विरक्त हो जाना--संदृश्य क्षण- 
भङ्गुरं तदखिलं घन्यस्तु संन्यस्यति -भर्ते० ३।१३२, । 


अस्‌ (म्वा० उभ०) [असति--ते, असित ] 1. जाना, 


2. लेना, ग्रहण करना, पकड़ना 3. चमकना (इस अर्थ 
को दर्शाने के लिए प्रायः निम्नांकित उदाहरण दिये 
जाते है-निष्प्रभश्च प्रभुरास भभृताम्‌--रघु० ११। 
८१, तेनास लोकः पितुमान्‌ विनेत्रा--१४।२३, लाव- 
ण्य उत्पाद्य इवास यत्न:--कु० १।३५, वामन ने 
यहाँ 'दिदीपे' (चमका) अर्थ को माना हे--चाहे 
यह दुरूह ही है; उपर्युक्त उदाहरणों में 'आस' को 
'बभूव' का समानार्थक मान लेना अधिक उपयुक्त 
है--चाहे इसे शाकटायन की भांति--तिङन्तप्रति- 
रूपकमव्ययम्‌ अव्यय मानें, या वल्लभ.की भांति इसे 
व्याकरणविरुद्ध प्रामादिक प्रयोग--दे० मल्लि० कु० 
१।३५ पर) । 


असंयत (वि०) [ न० त० ] 1. संयमरहित, अनियंत्रित 


2. बधनहीन, जैसे--असंयतोऽपि मोक्षार्थी में । 


असंयमः [ न० त० ] संयम हीनता, नियन्त्रण का अभाव, 


विशेषतः ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर । 


असंव्यवहित (वि०) [ न० त० ] व्यवधान रहित, अवकाश 


रहित (समय और काल का) । 


असंशय (वि०) [ न० ब० ] संदेह से मुक्त, निइचयवान्‌ 


--यम्‌ (अव्य०) निस्सन्देह, असन्दिग्धरूप से, निश्चय 
ही,--असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा--श० १।२२। 


असंश्रव (वि०) [न० ब०] जो सुनने से बाहर हो, जो 


सुनाई न दे, असंधवे--सुनने के क्षेत्र से बाहर--मेघ० 
रा२०३। 


असंसुब्द (वि०) [न० त°] 1. अमिश्चित, भयुक्त 2. 


जो सबके साथ मिल कर न रहता हो, संपत्ति का 
बँटवारा होने के पश्चात्‌ जो फिर न मिला हो 
(उत्तराधिकारी के रूप में) । 


असंस्कृत (वि०) [ न० त० ]1. संस्कारहीन, अपरिष्कृत, 


अपरिमाजित 2. जो संवारा न गया हो, सजाया न 
गया हो 3. जिसका कोई शोघनात्मक या परिष्कारा- 
त्मक संस्कार न हुआ हो,--तः व्याकरणविष द, 
अपशब्द । 


असंस्तुत (वि०) [ न० त० ] 1. अज्ञात, अनजाना, अपरि- 


चित--असंस्तुत इव परित्यक्तो बांघवो जनः--का० 
१७३, कि० ३।२, 2. असाधारण, विचित्र 3. सामंजस्य 
रहित--धावति पइचादसंस्तुतं चेत:--श० १।३४। 


असंस्थानम्‌ [ न° त० ] 1. संसक्ति का अभाव 2. अव्य- 


वस्था, गड़बड़ 3. कमी, दरिद्रता । 


( १९७ ) 


असंस्थित (वि०) [ न० त० ] 1. अव्यवस्थित, क्रमरहित 
2. असंगृहीत । 

असंस्थितिः (स्त्री०) [ न० त० | 1. अव्यवस्था, गड़बड़ । 

असंहत (वि०) [ न० त० ] 1. न जुड़ा हुआ, असंयुक्त, 
बिखरा हुआ, 2.--तः पुरुष या आत्मा (सां०द० में) । 

असकृत्‌ (अव्य०) | न० त० | एक बार नहीं, बार-बार, 
बहुधा-असकृदेकरथेन तरस्विना--रघु० ९२३, 
मेघ० ९२, ९३,। सम०--समाधि:--बारंबार चितन, 
मनन,-गर्भवासः बारंबार जन्म । 

असक्त (वि०) [ न० त० ] 1. अनासक्त, बेलगाव, उदा- 
सीन- असक्तः सुखमन्वभूत्‌--रघु० ११२१, 2. न 
फंसा हुआ--श० २।१२, 3. सांसारिक भावनाओं 
तथा संबंधों के प्रति अनासक्त,-- क्तम्‌ (अव्य०) 1. 
अनासक्तिपूर्वक, 2. अनवरत, बिता रुके । 

असकथ (वि०) [ न० ब० ] जंघारहित । 

भसखिः | न० त० ] सत्रु, विरोधी । 

असगोत्र (वि०)[न०्त०]जो एक ही गोत्र या कुलका न हो। 

असङकुल (वि०) [न०त०] जहाँ भीड-भड़क्का न हो, खुला 
हुझा, चौड़ा (जैसे कि सड़क) --लः चौड़ी सड़क । 

असडल्य (वि०) [ न० ब० | गिनती से परे, गणनारहित, 
अनगिनत, मनु० १1८०, १२।१५, °ता-त्वम्‌ अनंतता । 

असडल्यात (वि०) [ न० त० ] गणनारहित, अनगिनत । 

असङख्येय (वि०) | न० त० | अनगिनत,--यः शिव की 
उपाधि । 

असङ्गः (वि०) [ न० ब०] 1. अनासक्त, सांसारिक बंघनों 
से मुक्त 2. बाघारहित, निर्बाध, अकुण्ठित 3. असंयुक्त 
अकेला, निलिप्त,--गः [ न० त०] 1. अनासक्ति 
--मनु० ६।७५, 2. पुरुष या आत्मा (सां० द०) । 

असङ्कत (वि०)[न०्त०]1. न जुड़ा हुआ, न मिला हुआ 2. 
अनुचित, बेमेल 3. उजड्ड, अशिष्ट, अपरिष्कृत । 

असङ्कतिः (स्त्री) [न०्त०] 1. मेल का न होना 2. असं- 
बद्धता, अनौचित्य 3. (सा० शा०) एक अलंकार 
जिसमें कार्य और; कारण की स्थानीय अनुकूलता न 
पाई जाय--जहाँ कारण और कार्य के प्रतीयमान 
संबंध का उल्लंघन हो । 

असङ्कम (वि०) [न०ब०] न मिला हुआ, 
वियोग, अलगाव 2. असंबद्धता । 

अर्साङ्कन्‌ (वि०) [ न० त० ] 1. न मिला हुआ, असंबद्ध 
2. सांसारिक विषयों में अनासक्त । 

असंज्ञ (वि०) [ न० ब० ] संज्ञाहीन,--ज्ञा वियोग, असह- 
मति, असामंजस्य । 

असत्‌ (वि०) [न० त०] 1. अविद्यमान, जिसका 
अस्तित्व न हो--असति त्वयि--कु० ४1१२, मनु० 
९।१५४, 2. सत्ताहीन, अवास्तविक,-आत्मनो ब्रह्मणा- 
ऽभेदमसन्तं कः करिष्यति 3. बुरा (विप० सत्‌) 


मः 1. 


सदसद्गधक्तिहेतवः--रघु० १।१०, 4. दुष्ट, पापी, 
निद्य जैसे “विचार 5. अव्यक्त 6. मलत, अनुचित, 
मिथ्या, असत्य--इति यदुक्तं तदसत्‌ (प्रायः बिवादा- 
स्पद रचनाओं में प्रयुक्त) --(पुं2--न्‌) इन्द्र, 
(नपुं०--त्‌) 1. अनस्तित्व, असत्ता 2. झूठ, मिथ्यात्व 
--ती दुरचरित्ऋा स्त्री--असती भवति सलज्जा--पंच० 
१।४१८। सम०--अध्येतु (पु०) वह ब्राह्मण जो 
पाखंडयुक्त रचनाओं को पढ़ता ह, जो अपनी वेदशाखा 
की उपेक्षा करके दूसरी शाखा का अध्ययन करता 
हैं शाखारंड कहलाता है-- स्वशाखां यः परित्यज्य 
अन्यत्र कुरुते श्रमम्‌, शाखारंडः स॒विज्ञेयो वर्जयेत्तं 
क्रियासु च। =~ आगमः 1. घर्मविरुद्ध शास्त्र या 
सिद्धांत 2. अनुचित साधनों से (घन की) प्राप्ति 3. 
बुरा साधन-- आचार (वि०) दुराचारी, बुरा आच- 
रण करने वाला, दुष्ट (--रः) अशिष्ट-आचरण, 
--कर्मन्‌,- क्रिया 1. बुरा काम 2. बुरा व्यवहार, 
कल्पना 1. गलत कार्य, 2. मिथ्या प्रपच,-प्र ( ग्रा हः 
1. बुरा दाँव 2. बुरी राय, पक्षपात 3. बच्चों जैसी 
इच्छा,-चेष्टितम्‌ क्षति, आधघात--प्राणिष्वसच्चे- 
ष्टितम्‌-श० ५।६,--दृश्‌ (वि०) बुरी दृष्टि वाला 
~-पथः 1. बुरा मार्ग 2. अनिष्ट-आचरण या सिद्धांत; 
-नाशो हन्त सतामसत्पथजुषामायुः समानां शतम्‌-भा० 
४।३६,--परिग्रहः बुरे मार्ग को. ग्रहण करना, प्रति- 
ग्रहः 1. बुरी वस्तुओं का उपहार 2. (तिल आदि) 
अनुपयुक्त उपहार ग्रहण करना या अनुचित व्यक्तियों से 
लेना,--भावः 1. अनस्तित्व, अभाव 2. बुरी राय या 
दुर्गति 3. अहितकर स्वभाव,--वृत्ति,--व्यव्रहार 
(वि०) अनिष्टकर आचरण करने वाला, दुष्ट 
--त्तिः(स्त्री,)) 1. नीच या अपमानजनक पेशा 
2. दुष्टता,-- शास्त्रम्‌ 1. गलत सिद्धांत, 2. घर्मविरुद्ध 
सिद्धांत, संसर्गः बुरी संगति -हेतुः बुरा या आभासी 
कारण, दे० 'हेत्वाभास' । 

असतायी--दुष्टता । 

असत्ता [ न० त० ] 1. अनस्तित्व, 2. जो सचाई न हो 3. 
दुष्टता, बुराई ६ 

असत्त्व (वि०) [ न० ब० ] 1. शक्तिहीन, सत्तारहित 2. 
जिसके पास कोई पशु न हो,- क्त्वम्‌ [ न० त० ] 1. 
अनस्तित्व, 2. अवास्तविकता, असत्यता । 

असत्य (वि०) { न० त° ] 1. झूठ, मिथ्या 2. काल्पनिक, 
अवास्तविक--त्यः झूठा,-र्यम्‌ मिथ्यात्व, झूठ बोलना, 
झूठ । सम०--बादिन्‌ (वि० ) झूठ बोलने वाला,-- संध 
(वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहने वाला,झूठा, 
कमीना, धीखेबाज; “घे जने सखी पदं कारिता-श० । 

असदृश (वि०) [ स्वी०- क्षो ] [ न० त० ] 1. असमान, 
बेमेल 2. अयोग्य, अनुपयुक्त, असंबद्ध, संयोगकारिन्‌ 


( १२८ ) 


--का० १२, अयोग्य--मातः किमप्यसदृशं विकृतं | असमस्त (वि०) [ न० त० ] 1. अपूर्ण, आंशिक, अधूरा 


वचस्ते--वेणी० ५३ । 

असद्यस्‌ (अव्य०) [ न० त० ] तुरन्त नहीं, देरी करके । 

असन्‌ (नप ०) (केवल 'असूजू' शब्द की रूपरचना में द्वि० 
वि० ब० के पश्चात्‌ प्रयुक्त) रुधिर । 

असनम [ अस्‌ ल्यूट्‌ ] फेंकना, (बन्दुक) दागना, (तीर) 
चलाना, जैसा कि 'इष्वसन' =घनुँष में,--नः पीतसाल 
नाम का वृक्ष-निरसने रसनैरवृथार्थता- शि० ६४७ । 

असन्दिग्ध (वि०) [न० त०] 1. जिसमें सन्देह न हो, स्पष्ट, 
साफ 2. निश्चित, शकारहित,--ग्घम्‌ (अव्य०) 
निश्चय ही, निस्संदेह । 

असन्धि (वि०) [ न० ब० | 1. जितका जोड़ न हुआ हो 
(जैसे कि शब्द), 2. बंघनरहित, अबद्ध, स्वतन्त्र, 
--षिः संधि का अभाव । 

असन्नद्ध (वि०) [ त० त० ] 1. जो शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
न हो 2. धूर्त, घमंडी, पंडितंमन्य । 

असश्षिकषंः [न० त०] 1. पदार्थो का दृष्टिगोचर न होना, 
मन को वस्तुओं का बोष न होना 2. दूरी । 

असन्निवृत्तिः (स्त्री) [ न°. .त०] वापिस न मुड़ना 
-- असंनिवृत््ये तदतीतमेव--श० ६।९, बीत गया 
सदा के लिए --रघु० ८1४९ । 

असपिण्ड (वि०) [ न० त०.] जो पिडदान से संबद्ध न हो, 
जो रुधिर-संब्रंघ से संयुक्त न हो, जो अपने वंश या 
कुलका न हो । 

असम्य (वि०) [न० त० ] सभा में बैठने के अयोग्य, 
गवार, नीच, अश्लील, अशिष्ट (शब्द) । 

असम (वि?) [न० त० ]1. जो बराबर न हो, विषम 
(जैसा कि संख्या) 2. असमान (स्थान, संख्य और 
मर्यादा की दृष्टि से) --असमैः समीयमान:--पंच० 
१1७४, 3. असदृश, बेजोड़, अनूठा । सम०=इषुः, 
--बाणः, --सायकः विषम संख्या के तीरों को धारण 
करने वाला, कामदेव जिसके पांच बाण हे,-- नयन, 
-नेत्र,-लोचन (वि०) विषम संख्या की आँखों 
वाला, शिव जिसके तीन आँखें हें । 

असमञ्जस (वि०) [ न° त० | 1. अस्पष्ट, जो बोधगम्य 
न हो --स्खलदसमञ्जसमुग्धजल्पितं ते-उत्तर० ४।४, 
मा० १०१२, 2. अयुक्त, अनुचित,--यद्यपि न कापि 
हानिर्द्राक्षामन्यस्य रासभे चरति, असमंजसमिति 
मत्वा तथापि तरलायते चेतः--उद्भट० 3. बेतुका, 
निरर्थक, मूर्खतापूर्ण । 

असमवायिन्‌ (वि०) [ न० त० ] जो घनिष्ट या अन्तहित 
न हो, आनुषंगिक, विच्छेद्य । सम०--कारणम्‌ 
(तर्कशास्त्र में) आनुषंगिक कारण, अन्तहित या 
घनिष्ट संबन्ध न होना, गुणकर्ममात्रवृत्तिज्ञेयमथाप्यसम- 
वायिहेतुत्वं-भाषा० यथा तंतुयोगः पटस्य । 


2. (व्या० में०) समास से युक्त न हो जिसमें समास 
न हुआ हो 3. पृथक्‌,'वियुक्त, असंबद्ध (विप० व्यस्त) 
--स्तम्‌ बिना समांस की रचना (समास के विग्रह 
को प्रकट करने वाला वाक्यं) । 

असमाप्त (वि०) [ न० त० ] 1. जो अभी पुरा न हुआ 
हो, अधूरा रहा हुआ,--रघु० ८७६, कु० ४1१९, 2. 
जो पूरी तरह ग्रहण न किया गया हो, अपूर्ण । 

असमीक्ष्य (अव्य०) विना भली भाँति विचार किये । 
सम०-_कारिन्‌ (वि०) बिना विचारे काम करने 
वाला, अविवेकी, असावधान । 

असम्पत्ति (वि०) [न० ब०] दरिद्र, दुःखी-त्तिः (स्त्री०) 
[ न० त० ] 1. दुर्भाग्य 2. कार्य का पुरा न होना, 
असफलता । 

असम्पूर्ण (वि०) [न० त०] 1. जो पूरा न हो, अघूरा 2. 
जो सारा न हो 3. अपूर्ण, आंशिक--जेसा कि वाँद 
~ चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ --मुद्रा ० १।६। 

असम्बद्ध (वि०) [न० त० ] 1. जो जुड़ा हुआ न हो, 
असंगत 2. निरर्थक, बेतुका, अर्थहीन, °आ (प्रलापिन्‌ 
निरर्थक बातें करने वाला-असम्बद्धः खल्वसि--मृच्छ० 
९, बेहूदा व्यक्ति 3. अनुचित, गलत--मनु० १२।६, 
--द्धम्‌ बेतुका वाक्य, निरर्थक या अर्थहीन भाषण 
जैसे कोई कहे--यावज्जीवमहं मौनी-आदि--दै० 
'अबद्ध' भी । 


असम्बन्ध (वि०) [ न० ब०] जिसका कोई सम्बन्ध न 


हो, किसी से संबन्ध न रखने वाला--धः [ न० त० ] 
संबन्ध का न होना, संबन्ध का अभाव-यद्वा साध्यव- 
दन्यस्मिन्नसंबन्ध उदाहृतः--भाषा० ६८ । 

असम्बाध (वि०) [न० ब०] 1. जो संकीर्ण न हो, विस्तृत 
2. जहाँ लोगों की भीड़-भाड़ न हो, अकेला, एकान्त 
3. खुला हुआ, सुगम । | 

असम्भव (वि०) [ न० त०] जो संभव न हो, असंभाव्य 
---वः 1. अनस्तित्व, 2. असंभाव्यता 3. असंभावना । 

असम्भव्य, असम्भाविन्‌ (वि०) [ न० त० ] 1. अशक्य 
2. अबोध्य । 

असम्भावना [न० त०] समझने की कठिनाई या अशक्ष्यता, 
असंभाव्यता । 

असम्भृत (वि०) [ न० त० ] जो कृत्रिम उपायों से प्रका- 
शित न किया गया हो, अकृत्रिम, प्राकृतिक,-असम्भृतं 
मण्डनमङ्गयष्टे:-कु० १।३१ 2. जो भलीभांति पाला 
पोसान गया हो । 

असम्मत (वि०) [ न० त० ] 1. अननुमोदित, अननुज्ञात, 
अस्वीकृत 2. नापसंद, अरुचिकर 3. असहमत, भिन्त 
मत रखने वाला,-तः शत्रु--द्यतु दोषेरसम्मतान्‌ 
काव्य» ७। सम०--आदायिन्‌ (वि०) स्वामी की 


( 


स्वीकृति के बिना उसकी चीज उठा ले जाने वाला, 
चोर । 

असम्मतिः (स्त्री) | न० त० ] 1. विमति, असहमति 2. 
अस्वीकृति, नापसंदगी । 

असम्मोहः [ न० त० ] 1. मोह का अभाव 2. अचलता, 
स्थेय, शान्तचित्तता 3. वास्तविक ज्ञात, सच्ची 
अन्तर्दृष्टि । 

असम्यच्‌ (वि०) [ स्त्री>-मोची | [ न० त० | 1. बुरा, 
अनुचित, अशुद्ध 2. अपूर्ण, अधूरा । 

असलम्‌ [ अस्‌+-कलच्‌ ] 1. लोहा 2. अस्त्र छोड़ते समय 
पढ़ा जाने वाला मंत्र 3. हथियार । 

असवर्ण (वि०) [ त० त० ] भिन्त जातिया वर्ण का 
--अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात्‌-- 
श० १। 

असह (वि०) [ न० ब० | 1. जो सहा न जाय, असह्य, 
अधीर 2. असहिष्णु, (प्रायः संब० के साथ कमं० के 
रूप में) -सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य-मुद्रा० ४।१३। 

असहन (वि०) [न० ब०] असहिष्णु, असहनशील, 
ई्ष्यालु,---नः शत्रु, नम्‌ [ न० त० ] असहिष्णुता, 
अधीरता, परगुणासहनम्‌ =असूया । 

असहनीय, असहितव्य } (वि०) [न०त०] जो सहान 

असह्य, जाय, दुःसह, अक्षन्तव्य--असह्य- 
पीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि मे--रघु० १।७१, १८।२५, 
कु० ४) १। 

असहाय (वि०) [ न० ब० ] 1. मित्रहीन, अकेला, एकाकी 
2. बिना संगी साथियों के--मनु० ७1३०, ५५, 
°ता,--- त्वम्‌ अकेलापन, एकाकीपन । 

असाक्षात्‌ (अव्य०) [ न० त० ] 1. जो आँखों के सामने 
न टो, अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से । 

असाक्षिक (वि०) [ स्त्री०-क्की | [ न० ब० ] 1. जिसका 
कोई गवाह न हो, बिना साक्ष्य के, जिसका कोई 
साक्षी न हो--असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथों विवदमानयोः 
मनु ८1१०९ । 

असाक्षिन्‌ (वि०) [ न० त० ] 1. जो चश्मदीद गवाह न 
हो 2. जिसका साक्ष्य कानूनी दृष्टि से ग्राहय न हो 
3. जो किसी कानूनी दस्तावेज को प्रमाणित करने का 
अधिकारी न हो । 

असाधनीय | (वि०) [ न० त० ] 1. जो सम्पन्न न किया 

असाध्य जा सके, या पूरा न किया जा सके 2. जो 
प्रमाणित होने के योग्य न हो 3. जिसकी चिकित्सा 
न हो सके (रोग या रोगी)--असाध्य: कुरुते कोपं 
प्राप्ते काले गदो यथा--शि० २८४ | 

असाधारण (वि०) [ न० त० ]1- जो सामान्य न हों, 
असामान्य, विशेष, विशिष्ट, 2. (तर्क शास्त्र में) जो 
सपक्ष या विपक्ष किसी में भी हेतु के रूप में विद्यमान 


१७ 


१२९ ) 


न हो--यस्तूभयस्माद व्यावृत्तः स त्वसाधारणो मतः 
3. निजी, जिसका कोई और दावेदार न हो--णः तर्क- 
शास्त्र में हेत्वाभास, अनैकांतिक के तीन भेदों में से 
एक । 

असाधु (वि०) | न० त० ] 1. जो अच्छा न हो, बुरा, 
स्वादरहित, अप्रिय, अतोहसि क्षन्तुमसाधु साघु वा 
--+किं० १।४, 2. दुष्ट 3. दुश्चरित्र (अधि० के साथ) 
असाघुर्मातरि-सिद्धा० 4. भ्रष्ट, अपभ्रंश (शब्द) । 

असामयिक (वि०) [स्त्री--की ] | न० त० | बिना 
अवसर का, जो ऋतु के अनुकूल न हो--कि० 
२1२४० | 

असामान्य (वि०) [न० त० ] 1. जो साधारण न हो, 
विशेष---रघु० १५।३९, 2. असाघारण---न्यम्‌ विशेष 
या विशिष्ट संपत्ति । 

असाम्प्रत (वि०) [न० त° ] 1. अनुपयुक्त, अशोभन, 
अनुचित,--तम्‌ (अव्य०) अनुचित रूप से, अयोग्यता- 
पूर्वक [ क्रियाविशेषण के रूप में बहुधा प्रयुक्त ] 
>-असांप्रत,-विषवृक्षो5पि संवध्ये स्वयं छत्तुमसाम्प्रतम्‌ 
--कु० २।५५, सम्प्रत्यसाम्प्रतं वक्तुमुक्तं मुसलपाणिना 
--शि० २।७१, रघु० ८६० । 

असार (वि०) [ न० त्र० ] 1. नीरस, स्वादहीन 2. (क) 
रसहीन, निरर्थक (ख) निकम्मा, अशक्त, सारहीन 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुनदम्‌--मा० ५। 
३०, उत्तर० १, असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्ट- . 
यम्‌--धर्म० १२।१३, 3. व्यर्थे, अलाभ्र 4. निर्बल, 
कमजोर, बलहीन,_ बहूनामप्यसाराणां संहतिः कार्य- 
साधिका (समवायो हि दुर्जयः) पंच० १1३३१, शि० 
२।५०,- रः,~~रम्‌ [ न० त० ] 1. अनावश्यक, या 
महत्त्वहीन भाग 2. एरंड वृक्ष 3. अगर की लकड़ी । 

असारता [ असार+-तल्‌)-टाप्‌ ] 1. नीरसता, 2. निक- 
म्मापन, 3. सारहीन प्रकृति, क्षणभंगुर अवस्था 
-र्‍घिगिमां देहभृतामसारताम्‌ रघु० ८५१ । 

असाहसम्‌ [ न० त० ] बलप्रयोग का अभाव, सुशीलता । 

असिः [ अस्‌-इन्‌ ] 1. तलवार 2. पशुओं की हत्या 
करने वाळा चाकू--सि (अव्य०) तू, तु० अस्मि । 
सम०--गंडः गालों के नीचे रखा जाने वाला छोटा 
तकिया,--जीविन्‌ तलवार ही जिसकी जीविका का 
साधन है, वेतन पाने वाला सैनिक योद्धा,-- दष्टूः, 
--दंष्ट्रक: मगरमच्छ, घडिबाल,-- दंतः घड़ियाल, 
--धारा तलवार की धार--सुरगज इव दन्तैभ॑ग्नदै- 
त्यासिघारेः--रघु० १०।८६, ४१,-_षाराब्रतम्‌ 1. 
(किन्ही के मतानुसार) तलवार की घार पर खड़े होने 
की प्रतिज्ञा-- (दूसरों के मतानुसार) युवती पत्नी के 
साथ रह कर भी उसके साथ मैथुन की इच्छा को 
दृढ़ता पूवेक रोकना; यत्रैकशयनस्थापि प्रमदा नोप- 


( १२० ) 


भुज्यते, असिघारात्रतं नाम वदन्ति मुनिपुंगवाः । 
अथवा - युवा युवत्या सार्ध यन्मुग्बभतृ वदाचरेत्‌, 
अन्तर्निवृत्तसंगः स्यादसिघाराद्रतं हि तत्‌--यादव 
2. (अतः आलं०) कोई भी अत्यन्त कठिन कार्य 
सतां केनोद्दिष्टं बिषममसिघारात्रतमिदम्‌--भतृ ० 
२।२८, ६४,--धावः,--धावकः शास्त्रकार, सिकलीगर 
या झस्त्र-परिष्कारक,-धेनुः,-धेनुका चाकू-विक्रमांक० 
४॥६९,--पत्र (वि०) जिसके पत्ते तलवार की आकृति 
के हैँ-रघु० १४४८, (--त्रः) 1. गन्ना, ईख 2. 
एक प्रकार का वृक्ष जो कि निचले संसार में उगता 
है, (- त्रम्‌) 1. तलवार का फल 2. म्यान °बनं एक 
प्रकार का नरक जहाँ वृक्षों के पत्ते ऐसे तीक्ष्ण होते 
हैं जेसे कि तलवार,--पत्रकः गन्ना, ईख,--पुच्छः, 
-र्‍पुच्छक: सूंस, शिशुमार, सकुची मछली--पुत्रिका, 
पुत्री छुरी,-- मेदः विट्खदिर,--हत्यम्‌ तलवार या 
छरियों से लड़ना, हेतिः खङ्गघारी पुरुष, तलवार 
रखने बाला । 


असिकम्‌ [ असि+-कन्‌ ] ठोडी और निचले ओठ के वीच 


का भाग । 


असिक्नी [ सिता केशादो शुभ्रा जरती तड्िन्रा अवृद्धा 


- -असित--तकारस्य क्नादेशः डीप्‌ च | 1. अन्तः पुर 
की युवती परिचारिका 2. पंजाब देश की एक नदी । 


असिक्निका [ संज्ञायां कन्‌ हुस्व: ] युवती सेविका । 
असित (वि०) [ न० त० ] जो सफेद न हो, काला, नीला, 


गहरे रंग का,-असिता मोहरजनी--शा० ३।४, याज्ञ० 
३1१६६, “लोचना, “नयना आदि,--तः 1. गहरा नीला 
रंग 2. चान्द्रमास का कृष्ण पक्ष 3. शनिग्रह, 4. काला 
साँप,--ता 1. नील का पौधा, 2. अन्त: पुर की दासी 
(जिसके बाल अधिक आयु के कारण सफेद न हुए 
हों) दे० 'असिक्नी' 3. यमुना नदी। सम०--अंबुजम्‌ 
उत्पलम्‌ नील कमल,--अचिस्‌ (पुं०) अग्नि 
--अह्सन्‌ (पुं) ,- - उपलः गहरा नीला पत्थर,--केशा 
काले वालों वाली स्त्री,-केद्यांत (वि०) काली जुल्फो 
वाला,--गिरिः, -- नग; नील गिरि, ग्रीव (वि०) 
काली गर्दन वाला (-बः) अग्नि,-नयन (वि०) काली 
आँखों वाला--मेघ० ११२,--पक्षः कृष्ण पक्ष,--फलम्‌ 
मीठा नारियळ--मृगः काला हरिण । 


असिद्ध (वि०) [ न० त०]1. जो पूरा या संपन्न न हो 2. 


अपूर्ण, अधूरा 3. अप्रमाणित 4. अनपका, कच्चा 5 
जो अनुमेय न हो,-श्वः हेत्वाभास के पाँच मुख्य भागों 
में से एक, यह तीन प्रकार का है (1) आश्रयासिद्ध 
~-जहाँ गुण के आश्रय की सत्ता सिद्ध न हो (2) 
स्वरूपासिद्ध--जर्ठां निर्दिष्ट स्वरूप पक्ष में न पाया 
जाय ,तथा (3) व्याप्यतासिद्ध जहाँ सहवतिता की 
उक्त स्थिरता वास्तविक न हो । 


असिद्धिः (स्त्री) [ न० त० ] 1. अपूर्ण निष्पन्मता, विफ- 
लता 2. परिपक्वता की कमी 3. निष्पत्ति का अभाव 
(योग० में) 4. (तर्क० में) वह उपसंहार जो प्रतिज्ञा 
से सम्मोदित न हो । 

असिरः [ अस्‌+किरच्‌ | 1. शहतीर, किरण 2. तीर, 
सिटकिनी । 

असुः [ अस्‌+ उन्‌ ] 1. श्वास, प्राण, आध्यात्मिक जीवन 
2. मृतात्माओं का जीवन 3. (ब० ब०) शरीर में 
रहने वाले पाँच प्राण-असुभिः स्थास्नु यशश्चिची- 
षत:--कि० २।१९, (नपुं०--सु) शोक, दुःख। 
सम०--घारणम्‌ --णा जीवन धारण, जीवन, अस्तित्व, 
भंगः 1. जीवन का नाश, जीवहानि --मलिनमसु- 
भड्गेप्यसुकरस्‌ -भतृ ० २।२८, 2. जीवन का भय 
या आशका,--भूत्‌ (पृं०) जीवित जन्तु, प्राणी, 
— सम (वि०) प्राणों के समान प्यारा (--मः) 
पति, प्रेमी । 

असुमत्‌ (वि०) [असु--मतुप्‌] 1. जीवित, प्राणी-(पुं०) 
1. जीवित प्राणी ४।२९, 2. जीवन । 

असुख (वि०) [न० ब०] 1. अप्रसन्न, दुःखी 2. जिसका 
प्राप्त करना आसान न हो, कठिन-- खम्‌ [न० त०] 
दुःख, पीडा। सम०-- आवह (वि०) दुःख से 
पीडित, आविष्ट (वि०) अत्यन्त पीड़ाकर,-- उदय 
(वि०) अप्रसन्नता पैदा करने वाला मनु० ११1१०, 
~ ज़ोविका विषण्ण जीवन । 

असुखिन्‌ (वि०) [न० त०] अप्रसन्न, दुःखी । 

असुत (वि०) [न° ब०] निस्सन्तान, पुत्रहीन । 

असुरः [असु--र, न सुरः इति न० त० वा] 1 दैत्य, राक्षस 
-एरामायण में नामों का कारण बतलाया गया है 
+सुराष्रतिग्रहादेवा: सुरा इत्यभिविश्रुता, अप्रति- 
ग्रहणात्तस्या दैतेयाशचासुरास्तथा । 2. देवताओं का 
शुत्रु, दैत्य, दानव 3. भूत, प्रेत 4. सूर्य 5. हाथी 6 
राहु, 7. बादल--रा 1. रात्रि 2. राशिविषयक संकेत 
3. वेश्या --री दानवी, असुर की पत्नी ! सम० 
-अधिपः,-राजू--राजः 1. असुरों का स्वामी 2. बलि 
की उपाधि, प्रह्लाद का पौत्र,-आचार्यः,- गुरु: 1. असुरों 
के गुरु शुक्राचायं 2. शुक्रग्रह,--आह्वम्‌ तांबे और टीन 
की मिश्रित घातु,--क्षयण,- क्षिति (वि०) राक्षसो 
का नाश करने वाला,-द्विष्‌ (पुं०) राक्षसों का शत्रु 
अर्थात्‌ देवता, माया राक्षसी जादू, रिपुः, सूदनः 
राक्षसों का हन्ता, विष्णु--हन्‌ (पुं) 1. राक्षसों का 
नाश करने वाला, अग्नि इन्द्र आदि 2. विष्णु । 

असुरसा [न० ब०न सुष्ठु रसो यस्याः] एक प्रकार का 
पौधा, तुलसी का एक भेद । 

असुर्यं (त्रि) [अमुराय हिताः गवा० यत्‌] राक्षसी, 
आसुरी । 


( १३१ ) 


असुलभ (वि०) [न० त०] जो आसानी से उपलब्ध न 
हो सके, प्राप्त करने में कठिन -विक्रम २1 ९। 
असुसूः [असून्‌ प्राणान्‌ सुवति--सू-क्विपू] तीर;--स 

सासिः सासुसूः सासो येयायेयाययाययः--कि० १५। 


५। 

असुहृद्‌ (पुं०) [न० त०] शत्रु--शि० २। ११७। 

असूक्षणम्‌ [सूक्ष आदरेञ-ल्युट्‌, न° त०] अपमान, 
अनादर । 

असूत, असूतिक (वि०) [न० त०, न० ब० कप्‌] जिसने 
कुछ पैदा नहीं किया हैं, बांझ । 

असूतिः (स्त्री) [न० त०] 1. पैदा न करना, बांझपना 
2. अड्चन, स्थानान्तरण । 

असूयति (ना० घा० पर०) 1. डाह करना, ईर्ष्यालु होना 
कथं चित्रगतो भर्ता मया ऽसूयितः--मालवि० २. 
मान घटाना, अप्रसन्न होना, घृणा करना, असन्तुष्ट 
होना, कद्ध होना (संप्र० के साथ) --असूयन्ति सचिवो- 
पदेशाय--का० १०८, असूयन्ति मह्यं प्रकृतयः 
विक्रम» ४. भग० ३। ३१। 

असूयक (वि०) [अमूय्‌+-ण्वृल्‌] 1. ईर्ष्यालु, मान घटाने 
वाला, निदक 2. असन्तुष्ट, अप्रसन्न,--कः अपमान 
कर्ता, ईर्ष्यालु व्यक्ति,--मनु० २। ११४, शा० ३।६, 
याज्ञ १।२८। 

असूयनम्‌ [असूय्‌+-ल्युट्‌] 1. अपमान, निन्दा 2. ईर्ष्या, 
डाह । 

असूया [असूय्‌+-अङ-{-टाप्‌] 1. ईर्ष्या, असहिष्णुता, डाह 
-"क्रुधद्रहेर्या सूयार्थानां यं प्रति कोपः--पा० १।४। 
३६ सासुथम्‌ ईर्ष्या के साथ, 2. निन्दा, अपमान 
~-असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ सिद्धा०, रघु० 
४। २३,३. क्रोध, रोष--वघूर सूयाकुटिलं ददर्शं 
-- रघु ६।८२। 

असुयुः [असूय्‌+-उ] 1. ईर्ष्यालु, डाह करने वाला 2. 
अप्रसन्न । 

असूर्यं (वि०) [न० ब०] सूर्यरहित । 

असूर्य म्पदय (वि०) [सूर्यमपि न पञ्यति--दृश्‌+ खश्‌ मुम्‌ 
च] सूर्य को भीन देखने वाला--(अन्तः पुर की 
रानियों के विषय में कहा जाता हे कि उन्हं सूर्य 
देखना भी दुर्लभ था) असूर्यम्पश्या राजदाराः-- 
सिद्धाश 2.--श्या सती पतिव्रता स्त्री । 

असृज्‌ (नपु०) [न सृज्यते इतररागवत्‌ संसृज्यते सहज 
त्वात्‌--न--सृजू--क्विन्‌-तारा०]1. रुधिर 2. मंगल 
ग्रह 3. केसर । सम०--करः लंसिका,--धरा त्वचा, 
चमड़ो--धारा 1. रुधिर की धार 2. चमड़ी,--प 
-“पाः लोहू पीने वाला राक्षस--पातः रुधिर का 
गिरना,--वड़' रक्त वाहिका, नाडी,--विमोक्षणम्‌ 
रुघिर का ङडना,--आ(खा)बः रुधिर का बहना । 


असेचन,--नक (वि०) [न० त०] जिसे देखते र जीन 
भरे, मनोहर, सुन्दर । 

असौष्ठव (वि०) [न० व०] 1. सौन्दर्येविहीन, लावण्य- 
रहित, जो सजीला न हो--शरीरमसौष्ठवम्‌--मा० 
१। १७, 2. कुरूप, विकलांग--वम्‌ 1. निकम्मापन, 
गुणों की हीनता 2. विकलांगता, कुरूपता । 

अस्खलित (वि०) [ न० त० ] 1. अटल, दृढ़, स्थायी 2. 
अक्षत 3. अविचलित, सावघान--रघु० ५।२० । 

अस्त (भू० क० कृ०) [ अस्‌ क्त ] 1. फंका हुआ, क्षिप्त, 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ--असमये यत्त्वयास्तोऽभिमानः 
वेणी ० ६, 2. समाप्त 3. भजा हुआ । सम०-करुण 
(वि०) दयारहित--धी (वि०) मूर्ख,--ब्यस्त (विण) 
इधर उघर विखरा हुआ अव्यवस्थित, क्रम रहित," - संख्य 
(वि०) अनगिनत । 


अस्तः [अस्यन्ते सूर्यकिरणा यत्र-अस्‌ -- आधारे क्त] अस्ता- 
चल या पश्चिमाचल (जिसके पीछे सूर्य डूबता हुआ 
माना जाता है) --अघिरोढ्मस्तगिरमम्प्रपतत्‌--शि० 
९११; विङम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्यम्‌-रघु० १६1११; श० 
४।१; 2. सूर्य का डूबना 3. डूबना, (आलं०) गिरना, 
पतन-- दे० नीचे, अस्तं-{- गम्‌, य, इ, प्राच (क) 
डूबना, पश्चिमी क्षितिज में गिरना, गतो$स्तमकेः-सूयं 
डूब गया .(ख) रुकना, नष्ट होना, दूर हटना, अंतर्धान 
होना, समाप्त होना--विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 
--पंच० १।१४६; धृतिरस्तमिता--रधु० ८।६६; 
(ग) मरना--अथ चास्तमिता त्वमात्मना-- रघु० 
८।५१, १२११, । सम०--अचलः,--अद्वि:,->गिरिः, 
--पवंतः, अस्ताचल पहाड़ या पश्चिमी पहाड़,-- अव- 
म्बनम्‌ क्षितिज के पश्चिमी भाग पर आकाशस्थित 
सूर्य चन्द्रादिक का डूबते समय आराम करना--उदयौ 
(६० व०) डूबना और निकलना, उदय और पतन, 
--अस्तोदयावदिञ्चदप्रविभिन्नकालम्‌ --मुद्रा० ३११७, 
“गे (वि०) डूबने वाळा, तारे की भांति अदृश्य हो 
जाने वाला,- गमनम्‌ 1. ड्बना, छिपना 2. मृत्यु, 
जीवन के सूर्य-प्रदीप का बुझना, मा० ९। 

अस्तमनम्‌ [ अन्‌ +-अप्‌ (बा०) अस्तम्‌न=अदर्शेनस्य अनम्‌ 
मन्गतिः | (सूर्यं का) डूबना । 

अस्तमयः [ अस्तमीयते गम्यतेऽस्मिन्‌ इति अस्तम्‌ +इ-- 
अच्‌ ] 1. (सूर्य का) डूवना-_करोत्यकालास्तमय विव- 
स्वतः - -कि० ५1३५, (विप० उदयः) 2. नाश, अन्त, 
पतन, हानि 3. पात, अभिभव --उदयमस्तमयं च रघू- 
ढृहात्‌-रघु० ९।९ 4. तिरोधान, अन्धकार ग्रस्त होना, 
प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि--रघु० ६।३३, 5. {किसी 
ग्रह का) सूर्यं से संयोग । 

अस्ति (अव्य०) [ अस्‌--दितप्‌ ] 1. होना, सत्‌, विद्यमान, 
जैसा कि-- अस्तिक्षीरा में, “काय, 2. प्राय: किसी घटना 


( १३२ ) 


या कहानी के आरंभ में या तो केवल “अनुपूरक” अर्थ 
में प्रयुक्त होता है, अथवा 'अतः यह्‌ है कि' अर्थ 
को प्रकट करता है-अस्ति सिंह: प्रतिवसति स्म--पंच ० 
४। सम०--काय: वर्ग या अवस्था (जेन मतानुसार) 
नास्ति (अव्य०) सन्दिग्ध, आंशिक रूप से सत्य । 

अस्तित्वम्‌ [ अस्ति+-त्व ] सत्ता, विद्यमानता । 

अस्तेयम्‌ | न० त० ] चोरी न करना । 

अस्त्यानम्‌ [ न० त° | झिइ़की, कलंक । 


अस्त्रम्‌ [ अस्‌+-प्टून्‌ ] 1. फेंक कर चलाया जाने वाळा 


हथियार,--प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌--रघु० | 


२।३४, प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात्‌ -- २1४१, ३।५८, 
अशिक्षतास्त्रं पितुरेव--रघु० ३।३१, आयुघविज्ञान 2. 
तीर, तलवार 3. घनृष | सम०--अ (आ) गारम्‌ 


शस्त्रशाला, तोपखाना, आयुघागार--आधातः त्रण, | 
| अस्थिर (वि०) [न०त०] जो स्थिर या दृढ़ न हो, 


घाव,- कंटकः तीर, -- कारः,-कारकः, कारिन्‌ हथि- 
यार बनाने वाला,-चिकित्सकः चीरफाड़ या शल्य क्रिया 
करने वाला, जर्राह,-चिकित्सा ची रफाड़ या शल्य त्रिया, 
जर्राही,-जीवः-जीविन्‌ (पुं०)-धारिन्‌ (पुं०) सैनिक, 
योद्धा, निवारणम्‌ हथियार के वार को रोकना,-मंत्रः 
अस्त्रचालन या प्रत्याहरण के समय पढ़ा जाने वाला 
मंत्र,-- मार्जः, -- मार्जकः सिकलीगर,-- युद्धम्‌ हथियारों 
से लड़ना,-लाघवम्‌ अस्त्रधारण या चालन में कुशलता, 
-बिद्‌ (वि०) आयुष विज्ञान में दक्ष,-विद्या,-शास्त्रम्‌, 
-- वेद: अस्त्रचालन विज्ञान या कला, आयुधविज्ञान, 
--वृष्टिः (स्त्रो>) अस्त्रो की वौछार,--शिक्षा सैनिक 
अभ्यास, अस्त्र चालन व प्रत्याहरण की शिक्षा । 
अस्त्रिन्‌ (वि०) [ अस्त्रञ इन्‌ ] अस्त्र से युद्ध करने वाला, 


घनुर्धारी । 

अस्त्री [ न० त० ] 1. जो स्त्री न हो 2. (व्या० में) पुल्लिङ्ग 
और नपुंसक लिग । 

अस्थान (वि०) [ न० ब० ] बहुत गहरा,-नम्‌ [ न० त० ] 
1. बुरा स्थान, 2. अनुचित स्थान, पदार्थ या अवसर ! 

अस्थाने (अव्य०) विना ऋतु के, उपयुक्त स्थान से 
बाहर, विना अवसर के, गलत जगह पर, अयोग्य वस्तु 
पर---अस्थाने महानर्थोत्सगंः क्रियते--मुद्रा० ३ । 

अस्थावर (वि०) [न० त० ] 1. चर, जंगम, अस्थिर 2. 
(विधि में) निजी चल वस्तु जैसे कि संपत्ति, पशु, 
घन आदि (== जंगम) । 

अस्थि (नपुं०) [ अस्यते-अस्‌ञ-कूथिन ] 1. हड्डी 
(कई समस्त पदों के अंत में बदल कर “अस्थ रह 
जाता है--दे० अनस्थ, पुरुषास्थ) 2. फल की गिरी 
या गुठली--न कार्पासास्थि न तुपान्‌--मनु० ४७८ | 
सम० -कृत्‌,- तेजस्‌ ( १० ),--संभवः, सारः, 
--स्नेहः चर्बी, वसा, जः 1. चर्वी, 2. वज्ञ,--तुष्डः 
एक पक्षी,- धन्वन्‌ (पुं) शिव, पंजरः हड्डियों 


का ढांचा, कंकारू,-प्रक्षेषः मृतक की हड्डियों को 
गंगा या किसी अन्य पवित्र जल म प्रवाहित करना, 
-_भक्षः,-भुक्‌ हड्डियों को खाने वाला, कुत्ता 
--भंगः हड्डी का टूट जाना, माला 1. हड्डियों का 
हार 2. हड्डियों की पंक्ति, मालिन्‌ (पुँ०) शिव,-शेष 
(वि०) ठठरी मात्र, संचयः 1. शवदाह के पश्चात्‌ 
उसकी हड्डियों और भस्मावशेष को एकत्र करना, 
2. हड्डियों का ढेर,--संधिः जोड़, जोडबन्दी,--सम- 
पंणम्‌ मृतक की अस्थियों को गंगा या किसी अन्य पवित्र 
जल में प्रवाहित करता,-स्थूणः हड्डियों को स्तम्भ 
के रूप में घारण करने वाला, शरीर । 

अस्थितिः (स्त्री०) [ न० त० ] 1. दृढ़ता या जमाव का 
अभाव (आलं० भी) 2. मर्यादा या शिष्ट व्यवहार 
का अभाव । 


डावाँडोल, चंचल । 

अस्पर्शनम्‌ [ न० त० ] संपर्क का न होना, ( किसी चीज 
के) स्पर्श को टालना--प्रक्षालनाद्धि पद्धुस्य दुराद- 
स्पर्शनम्‌ वरम्‌--तु० 'इलाज से बचाव अच्छा । 

अस्पष्ट (वि०) [ न० त० ] 1. जो स्पष्ट न हो, स्पष्ट रूप 
से दिखाई न देता हो 2. घुंधला, जो साफ समझ में 
न आवे,संदिग्ध--अस्पष्टब्रह्मलिज्भानि वेदान्तवाक्यानि 
—शारी० । 

अस्पृश्य (वि०) [न० त० ] 1. जो छूने के योग्य न हो 
2. अशुचि, अपावन । 

अस्फुट (वि०) [ न० त° ] दुरूह्‌, अस्पष्ट, टम दुर्बोघ 
भाषण । सम०--फलम्‌ धुंधला या दुरूह परिणाम, 
--बाच्‌ (वि०) तुतला कर बोलने वाला, अस्पप्ट- 
भाषी । 


अस्मद्‌ (सबं०) [ अस्‌ + मदिक्‌ ] सवंनामविषयक प्राति- 
पदिक जिससे कि उत्तमपुरुषसंबंधी पुरुषवाचक 
सर्वनाम के अनेक रूप बनते हैं, यह अपा० का ब० 
व० का रूप भी है,--पुं० प्रत्यगात्मा, जीवात्मा । सम० 
--विध, अस्मादृश (वि०) हमारे समान या हम 
जैसा । 

अस्मदीय (वि०) [ अस्मद्‌ त-छ | हमारा, हम सब का, 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌-पंच० २।१०५, 
भग? १२।२६। 

अस्मार्त (वि०) [ न० त० ] 1. जो स्मृति के भीतर न 
हो, स्मरणातीत 2. अवैध, आर्य-घर्मशास्त्रों के विपरीत 
3. स्मात संप्रदाय से संबंध न रखने वाला । 

अस्मि (अव्य०) [ अस्‌ न: मिन्‌ | ( अस्‌'--होना घातु का 
वर्तमान काल, उत्तम पुरुष, एक वचन) में--अहम्‌; 
आसंसृतेरस्मि जगत्सु जातः--कि० ३।६, अन्यत्र यूयं 
कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः-काव्य० ३ । 


( १३३ ) 


अस्मिता [ अस्मि--तल्‌--टाप्‌ ] अहंकार । 

अस्मृतिः (स्त्री०) [ न° त० ] स्मृति का अभाव, भूलना । 

अञ्जः [ अस्‌ + रन्‌ | 1. किनारा, कोश 2. सिर के बाल, 
-स्रम्‌ 1. आंसू 2 रुधिर । सम०--कंठः बाण,---जम्‌ 
मांस,--पः रुधिर पीने वाला राक्षस,-पा जोक 
मातृका अन्नरस, आमरस, आव । 

अस्व (वि०) [ न० ब० ] 1. अकिचन, निर्धन 2. जो 

अपना न हो । 

अस्वतंत्र (वि०) [ न० त० ] 1. आश्रित, अधीन, पराधीन 
-- अस्वतंत्रा स्त्री पुरुषप्रधाना --वशिष्ठ 2. विनीत । 

अस्वप्न (वि०) [ न० ब० ] निद्रारहित, जागरूक,-प्नः 
1. देवता 2. अनिद्रा । 

अस्वरः [ न° त० ] 1. मन्द स्वर 2. व्यंजन,---रम्‌ 
(अव्य०) ऊचे स्वर से नहीं, घीमी आवाज से । 

अस्वग्यं (वि०) [ न० त० ] जो स्वर्ग प्राप्त करने के योग्य 

न हो--अस्वर्स्य लोकविद्विष्टं घर्ममप्याचरेन्न तु-या० 
१1१५६ । 

अस्वस्थ (वि०) [ न० त० | 1. जो नीरोग न हो, रोगी 
-“बलवत्‌ अस्वस्था-श० ३, अतिरुग्ण । 

अस्वाध्यायः [ न स्वाध्यायो वेदाध्ययनमस्य--न° ब० ] 1. 
जिसने अभी अध्ययन आरंभ नहीं किया. जिसका अभी 
यज्ञोपवीत संस्कार त हुआ हो 2. अध्ययन में रुकावट 
(जैसे कि अष्टमी, ग्रहण आदि के कारण अनध्याय) । 

अस्वामिन्‌ (वि०)[न्‌० त०] जो किसी वस्तु का अधिकारी 
नहो, जो स्वामी न हो। सम०- विक्रथः बिना 
स्वामी बेने किसी वस्तु का बेंचना । 

अह (म्वा० आ० या चुरा० उभ०) =-तु० अंह्‌ 

अह (अव्य०) [ अंह्‌ --घञ्ञ्‌ पृषो० न लोपः ] निम्न 
अर्थो को प्रकट करने वाला निपात या अव्यय -- (क) 
स्तुति (ख) वियोग (ग) दृढ़संकल्प या निश्चय (घ॑) 
अस्वीकृति (च) प्रेषण तथा (छ) पद्धति या प्रथा 
की अवहेलना । 

अहंयु (वि०) [ अहम्‌+ यस ] घमंडी, अहंकारी, स्वार्थी 
--भट्टि० ११२० । 

अहत (वि०) [ न° त० ] 1. अक्षत, अनाहत 2. बिना 
घुला, नया,-- तम्‌ बिना घुला (कोरा), या नया 
कपड़ा, तु० 'अप्रहत' । 

अहन्‌ (नपुं०) [ न जहाति त्यजति सवंथा परिवर्तनं, न+- 
हा-+-कनिन्‌ न० त० ] (कतृं० अहः, अह्नी-अहनी 
अहानि-अल्ना अहोभ्याम्‌ आदि) 1. दिन (दिन 
और रात दोनों को मिलाकर )- अघाहानि मनु० 
५। ८४, 2. दिन का समय-- सव्यापारामहनि न तथा 
पीडयेन्मद्वियोग:--मेघ० ९०, यदह्ना कुरुते पापम्‌- 
दिन में, (समस्त पद के अन्त में 'अहन्‌' बदल कर 
अह अहम्‌ या अह्न’ रह जाता है परन्तु समस्त पद 


के आदि में यह 'अहस्‌--या अहर्‌' बन जाता है यथा 
--अहःपति या अहर्पतिः आदि ) । सम०-_आगमः 
(अहरा?) दिन का आना,- आदिः उष:काल,--कर' 
सूर्य, गणः (° हर्ग)}) 1. यज्ञ के दिनों का सिल- 
सिला, 2. महीना, दिवम्‌ (अव्य०) प्रतिदिन, हर 
रोज्‌, दिन प्रति दिन, निशम्‌ दिन-रात,--षतिः सूर्य, 
~ बांघवः सूर्य,-- मणिः सूर्य,~ -मुखम्‌ दिन का आरभ, 
प्रभात, उषःकाल--त्रिशत्कला मृहृतंः स्यादहोरात्रं तु 
तावतः-मनु० १। ५४, ६५, झेषः,षम्‌ सायंकाल। 
अहम्‌ (सवं) [ ‘अस्मद्‌ शब्द का कर्तृं कारक ए० व० ] 
में । सम०-अग्निका श्रेष्ठता के लिए होड, प्रतिद्वन्द्रिता, 
- अहभिका 1. होड़, प्रतियोगिता, अपनी' श्रेष्ठता 
का दावा--अहमहमिकया प्रणामलालसानाम्‌- का० 
१४, 2. अहंकार 3. सैनिक अहंमन्यता,-कारः 1 
अभिमान, आत्मदलाघा, वेदान्त दर्शन में 'आत्मप्रेम 
अविद्या या आध्यात्मिक अज्ञान समझा जाता है,-भग० 
२। ७१, ७। ४, मनु० १। १४, 2. धमंड, स्वाभिमान, 
गर्वं 3. (सां० द० में) सृष्टि के मूलतत्त्व या आठ 
उत्पादकों में से तीसरा अर्थात्‌ आत्माभिमान या 
अपनो सत्ता का बोध,- कारिन्‌ (वि०) घमंडी 
स्वाभिमानी,--कृृतिः (स्त्री) अहंकार, घमंड,-- पूर्व 
(वि०) होड़ में प्रथम रहने का इच्छुक, पथिका, 
नन प्रथमिका 1. होड़ के साथ सैनिकों की दौड़, होड, 
प्रतियोगिता -जवादहपूविकया यियासुभिः- कि० १४ 
३२, 2. डींग मारना, आत्मइलाघा,--भद्बम्‌ स्वाभि- 
मान, अपनी श्रेप्ठता का दृढ विचार,-- भावः 1. घमंड 
अहंकार-भामि० ४१०, २= "मति तु ०-मतिः (स्त्री ०) 
1. आत्मरति या स्वानुराग जो आध्यात्मिक अज्ञान 
समझा जाता हे (वेदा०) 2. दम्भ, घमंड, अहंकार । 
अहरणीय, अहार्यं (वि०) [ न० त० ] 1. जो चुराये जाने 
के योग्य न हो, या हटाये जाने अथवा दूर ले जाये जाने 
के योग्य न हो - आहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञां नित्यमिति 
स्थितिः--मनु० ९। १८९, 2. श्रद्धालु, निष्ठावान्‌ 
3. दृढ़, अविचल, अननुनेय--कु० ५। ८,--यः पहाड़ । 
अहल्य (वि०) [ न० त० ] बिना जोता हुआ,-ल्या 
गौतम की पत्नी (रामायण के अनुसार अहल्या सबसे 
पहली स्त्री थी जिसे ब्रह्मा ने पैदा किया- और गौतम 
को दे दिया, इन्द्र ने उसके पति का रूप घारण करके 
उसे सत्पथ से फुसलाया इस प्रकार उसे धोखा दिया । 
दूसरे कथानक के अनुसार वह इन्द्र को जानती थी 
और उसके अनुराग तथा नम्रता के वशीभूत हो बह 
उसकी चापलूसी का शिकार बन गई थी । इसके 
अतिरिक्त एक और कहानी हे जिसके अनुसार इन्द्र 
ने चन्द्रमा की सहायता प्राप्त की । चन्द्रमा ने मग 
बनकर आधी रात को ही बांग दे दी । इस बांग ने 


( १३४ ) 


गौतम को अपने प्रात:कालीन नित्यकृत्य करने के लिए 
जया दिया । इन्द्र ने अन्दर प्रविष्ट होकर गौतम 
का स्थान ग्रहण किया । जब गौतम को अहल्या के 
पथभ्रष्ट होने का ज्ञान हुआ तो उसने उसे आश्रम से 
निर्वासित कर दिया और शाप दिया कि वह पत्थर 
बन जाय तथा तब तक अदृश्य अवस्था में पडी रहे 
जब तक कि दशरथ के पुत्र राम का चरण-स्पश न 
हो, जो कि अहल्या को फिर पूर्वरूप प्रदान करेगा । 
उसके पश्चात्‌ राम ने उस दीन-दशा से उसका उद्धार 
किया--और तब उसका अपने पति से पुर्नामलन 
हुआ। अहल्या प्रातःस्मरणीय उन पाँच सती तथा 
विशुद्ध चरित्र महिलाओं में एक हैं जिनका प्रात:काल 
नाम लेना श्रेयस्कर हे-- अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा 
मंदोदरी तथा, पंचकन्या: स्मरेन्नित्यं महापातक--- 
नाशिनी:। सम०-- जार: इन्द्र,--नन्दनः शतानन्द 
मुनि, अहल्या का पुत्र । 
अहह ( अव्य० ) [ अहं जहाति इति--हा--क पृषो० ] 
विस्मयादि द्योतक निपात निम्मांकित अर्थों में प्रयुक्त 
होता है- (क) शोक, खेद--अह॒ह कष्टमपण्डितता 
विघे:--भतृ ० ०९२, ३।११, अहह ज्ञानराशिविनष्ट: 
--मुद्रा० २ (ख) आश्‍चर्य, विस्मय-अहह महतां निस्सी- 
मानश्‍चरित्रविभूतय:---भत्‌ » २!३५, ३६, (ग) दया 
तरस--भामि० ४1३९ (ध) बुलाना (ङ) थकावट । 
अहिः [ आहन्ति-आा+-हन्‌+इण्‌ स च डित्‌ आङो 
ह्लस्वश्च | 1. साँप, अजगर--अहयः सविषाः सर्वे 
निविषाः डुंडुमाः स्मृता:-- कथा० १४८४, 2 
सूर्य 3. राहुग्रह 4. वृत्रासुर 5. घोखेबाज, बदमाश 6 
बादल। सम०--कांतः वायु, हवा,--कोष: सांप 
की केंचुली--छत्रकम्‌ कुकुरमृता,--जित्‌ (पुं०) 1 
कृष्ण (कालिय नाग को मारने वाला ) 2. इंद्र 
--तुंडिकः साँप पकड़ने बाला, सपेरा, बाजीगर, 
~ डिष्‌,~ द्रुह --सार,- रिपु,-बिद्विष्‌ (पुं०) 1. 
गरुड़ 2. नेवला 3. मोर 4. इन्द्र 5. कृष्ण--कि० 
४२७, शि० १।३१,--नकुलम्‌ साँप और नेवले 
= नकुलिका साँप और नेवले के मध्य स्वाभाविक वर, 
निर्मोकः साँप की केंचुली,-- प्तिः 1. साँपों का 
स्वामी, वासुकि 2. कोई बड़ा सांप, अजगर साँप 
"पत्रक: साँप के आकार की बनी किरती, फेनः, 
चम्‌ अफीम, भयम्‌ किसी छिपे हुए साँप का भय 
घोखे को शङ्का, अपने-मित्रों की ओर से भय. 
(पुं०) 1. गरुड 2. मोर 3. नेवला --भृत्‌ (पुं०) शिव । 
अहिसा [न० त०] 1. अनिष्टकारिता का मभाव, किसी 
प्राणी को न मारना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा 
न देना-अहिसा परमोधमं:--भग० १०।५, मन्‌० 
१०1६३, ५।४४, ६।७५, 2. सुरक्षा । 


भुज्‌ | 


अहिर (वि०) [न° त०] अनिष्टकर, निर्दोष, अहिसक 
झमनु० ४४२४९. । 

अहिकः एक अंधा साँप । 

अहित (वि०) [न० त०] 1. जो रक्खा न गया हो, घरा 
न गया हो, जमाया न गया हो 2. अयोग्य, अनुचित 
~ मनु० ३।२०, 3. क्षतिकर, अनिष्टकर 4. अनपका- 
रक 5. अपकारी, विरोधी,- त: शत्रु- अहिताननि- 
रोडूतैस्तर्जयत्रिव केतुभि:--रघु० ४।२८, ९।१७, 
११।६८,- तम्‌ हानि, क्षति । 

अहिम (वि०) [ न० त० ] जो ठंडा न हो, गर्म । सम० 

अंशुः,-- करः,-- तेजस्‌, - श्रतिः, -दचिः, सूर्यं । 

अहीन (वि०) | न० त० ] 1. अक्षुण्ण, पूर्ण, समस्त 2. जो 
छोटा न हो, बड़ा-- अहीनबाहुद्रविण: शशास--रघु ० 
१८।१४, 3. जो वञ्चित न हो, अधिकार प्राप्त-मन्‌ ० 
२।१८३ 4. जातिबहिष्कृत न हो, दुरचरित्र न होन 
कई दिनों तक होने वाला यज्ञ, (नम्‌-भी) । सम० 
--जादिन्‌ (पुं० ) गवाही देने में असमर्थ, अयोग्य गवाह । 

अहीरः [ आभारी-|-पृषो० साधुः ] ग्वाला, अहीर । 


अहुत (वि०) [न० त० ]जो यज्ञ न किया गया हो, जो 
(आहुति के रूप में) हवन में प्रस्तुत न किया गया 
हो--मनु० १२।६८,--तः धर्मविषयक चिन्तन, मनन 
प्राथना और वेदाध्ययन (पांच महायज्ञों और कतंव्यों 
में से एक)--मनु० ३।७३, ७४ | 

अहे (अव्य०) [ अह-- ए } (क) झिड्की, भत्संना (ख) 
खेद तथा (ग) वियोग को प्रकट करने वाला निपात । 

अहेलु (वि०) [ न० ब० } निष्कारण, स्वतः स्फूतं ~ अहेतु 
पक्षपाती य:- उत्तर० ५।१७। 

अहे (हे) तुक (वि०) [ न० ब० कप्‌ ] निराधार, निष्काः 
रण, निष्प्रयोजन--भग० १८।२२। 

अहो (अव्य०) [ हा- डो न० त० ] निम्नांकित अर्थो को 
प्रकट करने वाला अव्यय-- (क) आइचर्य या विस्मय 
बहुधा रुचिकर -- अहो कामी स्वतां पश्यति--श० 
२।२, अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ श० १, अहो बकुला- 
वलिका-मालवि० १, अहो रूपमहो वीर्यमहो सत्त्व- 
महो द्युति:---रामा० (अहो उसका रूप आइचयं जनक 
है--आदि) (ख) पीडाजनक आईचर्य--अहो ते विगत 
चेतनत्वमू-का ० १४६, 2. शोक या खेद-अहो दुष्यन्त- 
स्य संशयमारूढ़ा: पिडभाज:- श० ६, विधिरहो बल- 
वानिति मे मति: भर्तृ ° २।९१, 3. प्रशंसा (शाबास, 
बहुत खूब) --अहो देवदत्तः पचति शोभनम्‌-सिद्धा० 

झिड़की (घिक्‌,) 5. बुछाना, संबोधित करना 6 

ईर्ष्या, डाह 7. उपभोग, तृप्ति 8. थकावट 9. कई बार 
केवल अनुपूरक के रूप में-अहो नु खल्‌ (भोः), सामा- 
च्य रूप से आश्‍चर्य जो रोचक हो-अहो नु खलु ईदृशी- 
मवस्थां प्रपन्नो$स्मि--श० ५, अहो नु खल्‌ भोस्तदेतः 


( १३५ ) 


त्काकतालीयं नाम--मा० ५, 'अहो वत' प्रकट करता 


--पुरुषिका >-तु ० आहोपुरुषिका 1 


हुँ (क) दया, तरस तथा खेद -अहो बत महत्पापं | अह्लाय (अव्य०) [ कहृ+घधञ वृद्धि, पृषो० वस्य यत्वम्‌ ] 


कतुँ व्यवसिता वयम्‌-भग० ११४४, (ख) संतोप-अहो 
बतासि स्पृहणीयवीय॑:-कु० ३1२० (मल्लि० यहाँ 'अहो 
वत' को संबोधन के रूप में ग्रहण करता हे (ग) 


तुरन्त, शीघ्र, फौरन -अह्लांय सा नियमजं क्लममुत्स- 
सर्ज--कु० ५1८६ अह्नाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ 
--रघु० ५७१ कि० १६।१६। 


संबोधित करना, बुलाना (घ) थकावट। सम० | अह्लीकं(वि०)[न० ब० कप्‌] निलंज्ज, ढीठ-क: बौद्ध भिक्षुक । 
आ 
आ देवनागरी वर्णमाला का द्वितीय अक्षर । आकत्थनम्‌ [ आ+-कत्य्‌+-ल्युट्‌ ] डींग मारना, शेखी 
आ 1. विस्मयादिद्योतक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होकर बघारना । 


निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है (क) स्वीकृति हाँ 
(ख) दया 'आह' (ग) पीडा या खेद (बहुधा--आस्‌ 
या आः लिखा जाता हैं) हा 'हंत' (घ) प्रत्यास्मरण 
'अहो-ओह्‌' आ एवं किलासीत्‌ --उत्तर० ६ (च) कई 
बार केवल अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त होता है--आ 
एवं मन्यसे 2. (संज्ञा और क्रियाओं के उपसगं के 
रूप में) (क) 'निकट' 'पाइवं' की ओर' 'सब ओर से' 
“सब ओर' (कुछ क्रियाओं को देखो) (ख) गत्यर्थक 
नयनार्थक, तथा स्थानान्तरणार्थक क्रियाओं से पूर्व 
लगकर विपरीतार्थ का बोध कराता है-यथा 
गम्‌ =जाना, आगम्‌ =आना, दा== देना, आदा लेना 
3. (अपा० के साथ विथुकत निपात के रूपमें प्रयुक्त 
होकर) निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है :--(क) 
आरम्भिक सीमा, (अभिविधि ),'से', से लेकर” से दूर 
“में से-आमूलात्‌ श्रोतुमिच्छामि --श० १, आ जन्मन 
-श०।५।२५ (ख) पृथक्करणीय या उपसंहारक 
सीमा (मर्यादा) को प्रकट करता है--“तक' 'जबतक 
कि नहीं" 'यथाशक्ति' 'जबतक कि'--आ परितोषा- 
द्विदुषां श० १।२,-कलासात्‌-मेघ० ११, कैलास तक 
(ग) इन दोनों अर्थों को प्रकट करने में 'आ' या तो 
अव्ययीभाव समास में अथवा सामासिक विशेषण का रूप 
धारण कर लेता हूँ-आबालम्‌ (आबालेभ्यः) हरिभक्तिः, 


कई बार इस प्रकार का बना हुआ समस्त पद अन्य | 


समासों का प्रथम खण्ड बन जाता है-सोऽहमाजन्म शुद्धा- 
नामाफलोदयकर्मणाम्‌, आ समुद्रक्षितीशातामानाकरथ- 
वर्त्मनाम्‌ -- रघु ० २।५, आगण्ड विलम्बि---श० ७1१७ 
4. विशेषणों के साथ (कई बार संज्ञाओं के साथ) 
लग कर “आए अनल्पार्थवाची हो जाता है--आपांडुर 
==ईषत्श्वेत, कुछ सफेद, आलक्ष्य--श० ७1१७, 
आकम्पः == मुदु कम्पन, इसी प्रकार 'आनील''आरक्त'। 

आं==तु० आम्‌ । 

आः 1.=तु० आम्‌ 2. लक्ष्मी (आ) । 


आकम्पः [ आ+-कम्प्‌+- घञ } 1. 
काँपना । 

आकम्पनम्‌ [ आ+-कम्प्‌+-ल्युट्‌ ] कंपयुक्त गति, हिलना । 

आकम्पित, आकम्प्र [ आ+-कम्प्‌--क्त, र वा] हिलता 
हुआ, कांपता हुआ, हिला-डुला, विक्षुब्ध । 

आकरः [ आकुर्वन्त्यस्मिन्‌-आ‡-कृ‡-घ ] 1. खान--मणि- 

. राकरोद्भवः--रघु० ३।१८, आकरे पद्मरागाणां जन्म- 

काचमणेः कुतः--हि० प्र ४४ (आल?) खान या 
किसी वस्तु का समृद्ध साधन मासो नु पुष्पाकरः 
>>विक्रम० १।९, अशषगुणाकरम्‌ --भतुं० २।६५ कु० 
२।२९, 3. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 

आकरिक (वि०) [आकर+ठन्‌ ] (राजा के द्वारा) 
नियत व्यक्ति जो खान का अधीक्षण करता हे । 

आकरिन्‌ (वि०) [ आकर~- इनि] 1. खान में उत्पन्न, 
खनिज 2. अच्छी नसल का - दधतमाकरिभिः करिभिः 
क्षते:--कि० ५।७, । 

आकर्णनम्‌ [आ-- कण +-ल्युट्‌] सुनना, कान लगा कर सुनना? 

आकर्षः [ आ†-कृष्‌+-घञा ] 1. खिंचाव या (अपनी 
ओर) खींचना, 2. खींच कर दूर ले जाना, पीछे हटाना 
3. (धनुष) तानना 4. प्रलोभन, सम्मोहन 5. पासे 
से खेलना 6. पासा या चौसर 7. पासो से खेलने का 
फलक, बिसात 8. ज्ञानेन्द्रिय 9. कसोटी । 

आकर्षक (वि०) [ आ+-कृष्‌+-ण्वुलू ] खिंचाव करने 

वाला, प्रलोभक--कः चुंबक, लोहचुंबक । 

आकषंणम्‌ [ आ-कृष्‌+-ल्यूट्‌ ] 1. खींचना, खींच लेना, 
सम्मोहन 2. पथभ्रष्ट करने के लिए फुसलाना 
-"णो वृक्षों से फल फूल आदि उतारने के लिए किनारे 
पर से मुड़ी हुई लकड़ी, लग्गी । 

आकषिक (वि०) [ स्त्री०--को ] [ आकर्ष +ठन्‌ ] चुंब- 
कीय, सम्मोहक । 


मृदु कंप 2. हिलना, 


| आकषिन्‌ (वि०) | आ+-कृष्‌+-णिनि ] खींचने वाला 


(जैसे कि दूर की गंध) 


आकलनम्‌ | आ--कल्‌- ल्युट्‌ ] 1. हाथ रखना, पकड़ना 
>मेखलाकलून--का० १८३, बन्दीगृह में रहना 2. 
गिनना, हिसाव लगाना, 3. चाह इच्छा 4. पूछ ताछ 
5. समझ-बूझ । 

आकल्पः | आ-+-क्रप्‌ + णिच्‌-- घज्म_ ] 1. आभूषण, अलं- 
कार -आकल्पसारों रूपाजीवाजन:- दश० ६३, रघु० 
१७।२२, १८५२, 2. वेशभूषा 3. रोग, बीमारी । 

आकल्पकः [आ--कृप्‌-- णिच्‌+-U्वृल] 1. दुःखपूर्ण स्मृति, 
स्मृति का लोप 2. मूर्छा 3. हर्ष या प्रसन्नता 4. अंधकार 
गांठ या जोड़ । 

आकषः [ आ-+ कप्‌--अच्‌ ] कसौटी । 

आकषिक (वि०) [ आकषेण चरति-इति आकष --ष्ठल्‌ ] 
परखने वाला, कसौटी पर कसने वाला । 

आकस्मिक (वि०) (स्त्री ०-की)[अकस्मात्‌ +-ष्ठक्‌ टिलोपः] 
1. अचानक होने वाला, अचितित, अप्रत्याडिउ, सहसा 
2. निष्कारण, निराधार- नन्वदृष्टानिष्टौ जगद्वेचित्र्य- 
माकस्मिक् स्यात्‌ --शारी० । 

आकाइक्षा [ आ--काडक्षूप-अ--टापू ] 1. इच्छा, चाह- 
भक्त --सुश्रु., अमरु ४१, 2. (व्या० में) अर्थ को पूरा 
करने के लिए आवश्यक शब्द की उपस्थिति, किसी 
विचार या वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए तीन 
आवश्यक तत्त्वों में से एक (दूसरे दो है-योग्यता और 
आसत्ति) आकाङक्षा प्रतीतिपयेवसानविरह:---सा० द० 
२. अर्थ की पूर्ति का अभाव 3. किसी की ओर देखना 
4. प्रयोजन, इरादा 5. पूछ-ताछ 6. शब्द की यथार्थता। 

आकायः [| आ--चि+-कर्मण घडा, चितौ कृत्वम्‌ ] 1. 
चिता पर रक्खी हुई अग्नि, 2. चिता । 

आकारः [ आ~-कृ +-घञा | 1. रूप, शकल, आकृति-द्विधा? 
दो रूपों की या दो प्रकार की 2. पहलू सूरत, मुखा- 
कृति, चेहरा--आकारसदृशप्रज्ञः रघु० १1१५, १६।७, 
3. (विशेषतः) चेहरे का रंग ढंग-जिससे मनुष्य के 
आन्तरिक विचार तथा मनोवृत्ति का पता लग सके-तस्य 
संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च-.रघु० १।२०,भवा- 
नपि संवृताकारमास्तां-विक्रम० २, 4. इशारा, संकेत, 
निशानी । सम०---गुप्तिः (स्त्री ०) „~गोपनम्‌,-गूहनम्‌ 
छिपाव, मन के भावों को छिपाना । 

आका (क) रण,-णा [ आन-कृ+- णिच्‌+-ल्युट्‌, युच्‌ वा ] 
1. आमंत्रण, बुलावा-भवदाकारणाय -दश० १७५, 
2. आह्वान । 

आकालः [ आ¬-कु+-अल्‌ +अच्‌ को: कादेशः] ठीक 
समय । 

आकालिक (वि०) (स्त्री०-को) [ अकाल+-ठञ्ञ्‌ ] 1. 
क्षणिक, अल्पकालिक--मनु० ४।१०३, 2. बेमौसिम, 
अकालपक्व, असामयिक-आकालिकीं वीक्ष्य मघुप्रवृ- 
त्तिम्‌-कु० ३।३४, मृच्छ० ५।१,- -की बिजली । 


आकाशः-शम्‌ | आ+-काश्‌+घञ्‌ ] 1. आसमान 
~-आकाशभवा सरस्वती--कु० ४1३९, "ग, °चारिन्‌ 
आदि 2. अन्तरिक्ष (पाँचवाँ तत्त्व) 3. सूक्ष्म और 
वायविक द्रव्य जो समस्त विव में व्याप्त है, वैशेषिक 
द्वारा माने हुए ९ द्रव्यों में से एक, यह 'शब्द' गुण का 
आधार है-- शब्दगुणकमाकाशम्‌ तु ०--श्रुतिविषय- 
गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वमू-श० १। १, अथात्मनः 
शब्दगुणं गुणज्ञः पदम्‌ (नामतः-- आकाश) विमानेन 
विगाहमानः--रघु० १३। १, 4. मुक्त स्थान 5. 
स्थान--सपर्वतबनाकाशा पृथिवीम्‌-महा ०, भवनाकाश- 
मजायताम्बुराशि:-- भामि० २। १६५, 6. ब्रह्म (अन्त- 
रिक्ष स्वरूप) आकाशस्तल्लिगात्‌ - ब्रह्म ० ---यावानय- 
माकाशस्तावानयमन्तह दयाकाश:--छा० 7. प्रकाश, 
स्वच्छता, वायु में! अर्थ को प्रकट करने वाला 
आकाशे' शब्द नाटकों में प्रयुक्त होता है -जब कि रंग- 
मंच पर स्थित पात्र प्रश्‍न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछता 
है जो वहाँ उपस्थित न हो, और ऐसे काल्पनिक 
उत्तर को सुनता है जो “कि ब्रवीषि,” 'किं कथयसि” 
आदि शब्दों से आरम्भ होता है- दूरस्थाभाषणं 
यत्स्यादशरो रनिवेदनम्‌, परोक्षान्तरितं वाक्यं तदाकाशे 
निगद्यते ॥ भरत--तु» निम्नांकित आकाशभाषित 
की - (आकाशे) प्रियंवदे कस्येदमुशीरांनुलेपनं, मृणा- 
लवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते । (श्रुतिमभिनीय) कि 
ब्रवीषि --आदि०--श० ३। सम०--ईशः 1. इन्द्र 2. 
(विधि में) असहाय व्यक्ति (जैसे कि बच्चा, स्त्री, 
दरिद्र) जिसके पास वायु के अतिरिक्त और कोई 
वस्तु नहीं हँ--कक्षा क्षितिज,--कल्पः बहा,--गः पक्षी 
(--गा) आकाशस्थित गंगा,--गद्भा दिव्य गंगा 
-दत्याकाशमङ्गायाः ख्रोतस्युद्ामदिमाजे--रघु० १। 
७८,--चमसः चन्द्रमा,--जननिन्‌ (पुं) झरोखा, 
प्राचीर में बना तोप का झरोखा, बन्दूक या तोप 
आदि चलाने के लिए भित्ति में बना छिद्र 1.--दीपः 
~अदीषः 1. कातिक मास में दिवाली के अवसर पर 
लक्ष्मी या विष्णु का स्वागत करने के लिए हठडी पर 
रक्खा हुआ दीपक, 2. बाँस के सिरे पर बाँच कर 
जलाया जाने वाला दीया था लालटेन, प्रकाशस्तम्भ 
पर रक्खा हुआ दीया या ल॑म्प,--भाषितम्‌ --1. रंग- 
मंच पर अनुपस्थित व्यक्ति से भाषण करना, एक 
काल्पनिक भाषण जिसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जाय--मानो यह बात वस्तुतः कही और सुनी गई 
है--कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते, श्रुत्वे- 
वानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌--सा०.द० ४२५, 
2. आकाश में कही बात या शब्द,--मंडलम्‌ खगोल, 
“-यानम्‌ 1. हवाई जहाज, गुब्बारा 2. आकाश में 
घूमने वाला, - रक्षिन्‌ (पुं ) किले की बाहरी दिवारों 


( १३७ ) 


की रक्षा करने वाला,-- वचनम्‌ “भाषितम्‌--दे० 
--वत्मेन्‌ (नपुं०) 1. अन्तरिक्ष 2. वायुमंडल, वायु, 
"बाणी आकाश से आई हुई आवाज, अशरीरिणी 
वाणी,--सलिलम्‌ वर्षा, ओस--स्फटिकः ओला । 

आकिञ्चनम्‌, आकिञ्चन्यम्‌ [अकिञ्चन-]-अण्‌ू, ष्यडा वा] 
गरीबी, धन का अभाव । 

आकीर्ण (भू० क० कृ०) [ आर्नकर्न-क्त] 1. बिखरा 
हुआ, फेला हुआ भरा हुआ, व्याप्त, संकुल--खचा- 
खच भरा हुआ, परिपूर्ण, भरपूर--जनाकीर्ण मन्ये 
हुतवहपरीतं गुँहमिव--श० ५। १०, आकीर्णमृषिपत्नी- 
नामुटजद्वाररोधिभि:--रघु० १।५० । 

आकुञ्चनम्‌ [आ-]-कुञ्च्‌--ल्युट्‌] 1. झुकाना, सिकोडना, 

संकोचन 2. पाँच कर्मो में से एक--सिकुड़न 3. एकत्र 
करना, ढेर लगाना 4. टेढ़ा होना । 

आकुल (वि०) [आ--कुलू+क] 1. भरपूर, भराहुआ 
-+अचलदूभिमालाकुल (समुद्रम्‌) भर्तृ ० २1४, वाष्पा 
कुलां वाचं--नल० ४।१८, आलापकुतूहलाकुलतरे 
श्रोत्रे--अमरु ८१, 2. प्रभावित, प्रभावग्रस्त, पीड़ित, 
आहत ---हुर्ष?, शोक”, विस्मय”, स्नेह? आदि 3. व्यस्त 
लीन 4. घबराया हुआ, विक्षुब्ध, उद्दिग्न--अभिचेद्यं 
प्रतिष्टासुरासीत्कार्यद्वयाकुलः-शि० २।१, विस्मित 
किकतेव्यविमूढ, अनिर्धारित, “आक्कुल, अत्यन्त क्षुब्ध 
5. बिखरे बाल वाला, अव्यवस्थित 6. असंगत, 
विरोधी,--लम्‌ आबाद जगह । 

आकुलित (वि०) [आ--कुल--क्त] 1. दुःखी, उद्विग्न, 
विक्षुब्व-मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिघुः-कु० ५।८५, 
2. फंसा हुआ, 3. मलिन, धूमिल,--धूमदृष्टे:--श ०४, 
4. अभिभूत, पीडित, -शोक”, पिपासा” आदि। 

आकूणित (वि०) [आ--क्‌ण्‌+-क्त] कुछ संकुचित-मदन 
शरशल्यवेदनाक्णितत्रिभागेन--का० १६६, ८१ । 

आकूतम्‌ [आ+-कू +-क्त] 1. अर्थ, इरादा, प्रयोजन--इती- 
रिताकूतमनीलवाजिनम्‌--कि० १४२६, 2. भावना, 
हृदय की स्थिति, संवेग,--चूड़ामण्डल बन्घनं तरलय- 
त्याकूतजो वेपथुः--उत्तर० ५।३६, भावाकूत--अमरु 
४ मा० ९।११, साकूतम्‌ --भावनापूर्वंक, साभिप्राय 
(प्रायः नाटकों में रंगमंच के निदेश के रूप में) 3 

आइचर्य या जिज्ञासा 4. चाह, इच्छा । 

आकृतिः (स्त्री) [आ+-कृन-क्तिन्‌] 1. रूप, प्रतिमा, 
शक्ल--गोवर्घनस्याकृतिरन्वकारि-शि० ३।४, 2 
शरीर,काया--किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
--शि० १।२०, विकृताकृति--मनु० ११।५३ इस 
प्रकार घोर” 3. दर्शन, सुन्दर रूप, भद्ररूप,---न ह्याकू- 
तिः सुसदृशं विजहाति व्रुत्तम्‌--मुच्छ० ९1१६, यत्रा- 
कृतिस्तत्र गुणा वसन्ति सुभाषित० 4. नमूना, लक्षण 
5. कबीला, जाति। सम०--गणः व्याकरण के किसी 
१८ 


विशेष नियम से संबंध रखने वाले शब्दों की सूची-- जो 
केवल नमूनों की सूची है (बहुधा गणपाठ में अंकित) 
यथा अर्शादिगण, स्वरादिगण, चादिगण आदि,--छत्रा 
घोषातकी नाम की लता । 

आकृष्टि: (स्त्री) [आकृष्‌ + क्तिन्‌] 1. आकर्षण 2 
खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण (गणित ज्योतिष) ; --आकृष्टि- 
शक्तिश्च मही तया यत्स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या, 
आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्‌ क्व पतत्वियं 
खे । गोलाघ०।, 3. धनुष का खींचना या झुकाना, 
ज्या-अमर्‌० । 

आकेकर (विं०) [आके अन्तिके कीर्यते इति आ+कृ+- अप्‌ 
~-टाप्‌-आकेकरा दृष्टिः सा अस्ति अस्य इति 
--आकेकरा--अच्‌] अधमुंदा, अर्घनिमीलित (आँखें) 
--निमीलिदाकेकरलोलचक्षुषा कि० ८।५३,म्‌० ३।२१, 
दुष्टिराकेकरा किचित्स्फुटापांगे प्रसारिता, मीलितार्घ- 
पुटालोके ताराव्यावर्तनोत्तरा ! 


आकोकेरः (ग्रीक शब्द) मकर राशि । 

आक्रन्दः [आक्रन्द्‌ ‡घञ्ञ्‌ |1. रोना, चिल्लाना 2. पुका- 
रना, आह्वान करना, 3. शब्द, चिल्लाहट 4. मित्र, 
रक्षक 5. भाई 6. रोने का स्थान 7. वह राजा जो 
अपने मित्र राजा को दूसरे,की सहायता करने से रोके 
वह राजा जिसकी राजधानी मिळती हुई किसी दूसरी 
राजधानी के पास हे ।--मनु० ७।२०७। 

आक्रन्दनम्‌ [आ क्रन्द्‌ + ल्युट्‌] 1. विलाप, रुदन 2. ऊँचे 
स्वर से पुकारना । 

आक्रन्दिक (वि०) [आक्रन्दं धावति इति आक्रन्द+-ठञ्ञ्‌] 
वह्‌ व्यक्ति जो किसी दुखिया के रोने को सुनकर दौड़ 
कर उसके पास आता हे । 

आक्रन्दित (भू० क० कृ०) आ+कन्द्‌+-क्त] 1. दहाड़ने 
वाला, या फूट २ कर रोने वाला, 2. आहूत, बुलाया 
हुआ,--तम्‌ चिल्लाना, दहाड़ना । 

आक्रमः--क्रमणम्‌ [आ+-कम्‌ +-घञ्ग, वा] 1. निकट 
आना, उपागमन 2. ट्ट पड़ना, आक्रमण करना, 
हमला 3. पकड़ना, ढकना, कब्जे में करना, 4. पार 
करना, प्राप्त करना 5. विस्तार करना, चक्कर 
लगाना, बढ़ चढ़ कर होना 6. शक्ति से अधिक बोझा 
लादना । 

आक्रान्त (भू? क० कृ०) [आ~+-क्रम्‌+-क्त] 1. पकड़ा 
हुआ, अधिकार में किया हुआ, पराजित, पराभूत 
~ आक्रान्तविमानमार्गम्‌--रघु० १३।३७, तक पहुँ- 
चना, भरपूर, अधिकृत, ढका हुआ - शुशुभे तेन चाक्रान्तं 

ङ्गलायतनं महत्‌--रघु० १७।२९, वलिभिमुँलमा- 

ऋ्रान्तम्‌-भर्तु० ३।१४, इसी प्रकार मदन भय, 
शोक? आदि, 2. लदा हुआ (मानों बोझ से) 3. बढ़ा 
हुआ, ग्रहण लगा हुआ, आगे बढ़ा हुआ--रघु ० 


( १३१८ ) 


१०।३८, मालवि० ३।५, 4. प्राप्त किया हुआ, 
अम्निकार में किया हुआ । 

आक्रान्तिः (स्त्रो०) [आ--क्रम्‌+- क्तिन्‌] 1. ऊपर रखना 
अधिकार में करना, पददलित करना--आक्रान्ति- 
संभावितपादपीठम्‌--कु० २1११ 2. पराभूत करना, 
दबाना, लादता 3. आरोहण, आगे बढ़ जाना 4. 
शक्ति, शौर्य, बल । 

आक्रामकः [अः 4-क्रम्‌-+-ण्वुल्‌] आक्रमणकर्ता, हमलावर । 

आंक्रीड:-डम्‌ [आ )-क्ोड्‌+- घञ्ग्‌ ] 1. खेल, क्रीडा, आमोद 
2. प्रमदवन, क्रीडोद्ान---आक्रीडपवतास्तेन कल्पिताः 
स्वेषु वेश्मसु--कु० २।४३, कमप्याक्रीडमासाद्य तत्र 
विशिश्रमिषु:--दश० १२। 

आकृष्ट (भू० क० कृ०) [आक्रुश्‌ --कत] 1. डांट-डपट 
किया हुआ, निन्दित, तिरस्कृत, कलंकित--शि० १२। 
२७, 2. ध्वनित, चीत्कारपूर्ण 3. अभिशप्त,--ष्टम्‌ 1. 
जोर की पुकार 2. घोर शब्द या रुदन, गालीगलौज- 
युक्त भाषण--मार्जारमृपिकास्पर्श आक्रृष्टे क्रोषसं- 
भव--कात्या० । 

आक्रोशः-शनम्‌ [आ-+ क्रुश्‌ +-घञ्ग,, ल्युट्‌ वा] 1. पुका- 
रना या जोर से चिल्लाना, उच्चस्वर से रोना या 
शब्द 2. निन्दा, कलंक, भत्संना करना, दुर्वचन कहना 
-याज्ञ० २।३०२ 3. अभिशाप, कोसना 4. शपथ लेना । 

आक्लेदः | आ- क्लिद्‌--घडा, ] आद्रता, गीलापन, 
छिड़काव । 

आक्षद्यूतिक (वि०) (स्त्री०-की) [अक्षद्यूतेन निवृत्तम्‌ 
इति--ठक्‌] जूए से प्रभावित या समाप्त किया हुआ । 

आक्षपणम्‌ [आ--क्षप्‌ +- ल्युट्‌] 1. उपवास रखना, उपवास 
या व्रत द्वारा आत्मशुद्धि, संयम । 

आक्षपाटिकः [अक्षपट-}-ठक्‌] 1. द्यूतक्रीडा का निर्णायक, 
द्यूतगृह का अधीक्षक 2. न्यायाधीश । 

आक्षपाइ (वि०) (स्त्री०-दी) [अक्षपाद+-अण्‌] अक्षपाद 
या गौतम का शिष्य,--दः न्यायशास्त्र का अनुयायी, 
नैयायिक, तार्किक । 

आक्षारः [आ-क्षर्‌य-णिच्‌ञ-घञा्‌] कलंक लगाना, 
(व्यभिचारादिकका) दोषारोपण करना । 


आक्षारणम्‌-णा [आक्षर्‌ +णिच्‌ +ल्युट्‌] कलंक, दोषा- 


रोपण (विशेषतः व्यभिचार का) । 

आक्षारित (भू० क० कृ०) [आ--क्षर्‌+-णिच्‌+-क्त] 1. 
कलंकित 2, दोषी, अपराधी । 

आक्षिक (वि०) (स्त्री०--की) [अक्षेण दीव्यति जयति 
जितं वा-अक्ष--ठक्‌] 1. पासों से जूआ खेलने 
वाला, 2. जए से जीता हुआ 3. जूए से संबंध रखने 
वाला- आक्षिकं ऋणम्‌ - मनु० ८। १५९, जूए 
में किया हुआ कर्ज़ा,--कम्‌ 1. जूए में जीता हुआ 
घन 2. जूए का ऋण । 


आक्षिप्तिका [आ-+- क्षिप्‌ +-कत¬-टाप्‌, क, इत्वम्‌] रंगमंच 
पर आते हुए किसी पात्र के द्वारा गास विशेष--- 
विक्रम० ४ | 

आक्षोब (वि०) [आ--क्षौब्‌+-क्त नि०] 1. जिसने कुछ 

- मद्यपात किया हुआ हो 2. मस्त, नशे मे चूर । 

आक्षेपः [आ- क्षिप्‌--घव | 1. दूर फेंकना, उछालना, 
खींचकर दूर करना,छीन लेना--अंशुकाक्षेपविलज्जिता- 
नाम्‌--कु० १1१४, पीछे हटना 2. भर्त्सना, झिड़कना, 
कलंक लगाना, अपशब्द कहना, अवज्ञापूर्ण निन्दा 
नए प्रचंडतया--उत्तर० ५1२९, विरुद्धमाक्षेपवचस्ति- 
तिक्षितम्‌- कि० १४२५ 3. मन की उचाट, मन 
का खिंचाव---विषयाक्षेपपर्यस्तबुद्धे--भर्तृ० ३1४७, 
२३, 4. प्रयुक्त करता, लगाना, भरना (जैसे कि 
रंग) -गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरै: --कु० ७1१७, 5. 
संकेत करना, (किसी दुसरे शब्दार्थ को) मान लेता, 
समझ लेना -स्वसिद्धये पराक्षेप:--काव्य ० २, 6. अनु- 
मान 7. घरोहर 8. आपत्ति या संदेह 9. (सा० शा० 
में) एक अलंकार जिसमें विवक्षित वस्तु को एक 
विशेष अर्थ जतलाने के लिए प्रकटतः दबा दिया जाय 
या निषिद्ध करे दिया जाय--काव्य ० १०, सा० द० 
७१४, और रसगंगाधर का आक्षेपप्रकरण । 

आक्षेपकः [आ¬-क्षिप्‌+-ण्वुळ्‌] 1. फंकनेवाला, 2 उचाट 
करने वाला, कलंक लगाने वाला, दोषारोपण करने 
वाला 3. शिकारी । 

आक्षेपणम्‌ [आ-+-क्षिप्‌+ल्युट्‌] फेंकना, उछालना । 

आक्षोटः-डः [आ-+-अक्षु+-ओद्‌ (ड्‌)+-अण्‌] अखरोट 
की लकड़ी । दे० 'अक्षोट”। 

आक्षोदनम्‌ [आच्छोदनम्‌] आखेट, शिकार । 

आखः, आखनः [ आ-¬-खन्‌+-ड, घ वा ] फावड़ा, 
खुर्पा । 

आखण्डल: [ आखण्डयति भेदयति पर्वतान्‌ --आ¬-खण्ड्‌+- 
डलच्‌, डस्य नेत्वम्‌-तारा०] इन्द्र आखण्डलः काम- 
मिदं बभाषे,--कु० ३।११, तमीशः कामरूपाणामत्या- 
खण्डलविक्रमम्‌--रधु० ४८३, मेध० १५। 

आखनिकः [ आ-|-खन्‌ - इकन्‌ ] 1. खोदने वाला, खनिक 
2. चूहा या मूसा 3. सूअर 4. चोर 5. कुदाल । 

आखरः [ आखन्‌+डर | 1. फावड़ा 2. खोदमे वाला, 
खनिक । 

आखातः--तम्‌ [ आ-खन्‌+-क्त ] प्राकृतिक तालाब, या 
जलाशय, खाड़ी । 

आखानः | अ{-खन्‌+ घडा, | 1. चारों ओर से खोदना 
2. फावड़ा 3. कुदाल, बेलदार । 

आखुः [ आ--खन्‌--कु डिच्च ] 1. मूषिक, चूहा, छछूंदर, 
--अत्तुं बांछति शांभवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी 
-पंच० ११५९, 2. चोरः 3. सूअर 4. फावड़ा 


( १३९ ) 


5. कंजूस--विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति न, 
तमाहुराखुम्‌ --। सम०- - उत्करः वल्मीक, बमी,--उत्थ 
(वि०) चूहों से उत्पन्न (-त्थम्‌) चूहों का निकलना, 
चूहों का समूह; -- गः, पत्रः रथः, वाहनः गणेश 
जिसका वाहन चूहा है,--घातः शूद्र, नीचजाति का 
पुरुष, (शा०) चूहों को पकड़ने और मारने वाळा, 
च हडा,--पाषाणः चुम्बक पत्थर, भुज्‌, भुज: 
बिल्ला, । 

आखेटः [ आखिट्यन्ते त्रास्यन्ते प्राणिनोऽत्र--आत-खिट्‌- 
घडा तारा» | शिकार करना, पीछा करना । सम० 
—_झोर्षकम्‌ 1. चिकना फर्श 2. खान, गुफा । 

आखेटक (वि०) [ आखेट--कन्‌ ] शिकार करने वाला 
--कः शिकारी,-~ कम्‌ शिकार । 

आखेठिकः [ आखेटे कुशल:--ठक्‌ ] 1. शिकारी 2. शिकारी 
कुत्ता । 


आखोटः [ आखः खनित्रमिव उटानि पर्णानि अस्य--ब० 
स० | अखरोट का वृक्ष । 

आख्या [ आख्यायतेऽनया-आख्या+अडङ ] 1. नाम, 
अभिधान--कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या-श० 
७1७, ३३, पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम--कु० १1२६, 
तदाख्यया भुवि पप्रथे--रघु० १५।१०१; बहुधा समास 
के अन्त में जब प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता 
है 'नामक' या 'नाम वाला'--अथ किमाख्यस्य राजर्षेः 
सा धर्मपत्नी -- श० ७ रघुवंशाख्यं काव्यम्‌ आदि । 

आए्यात (भू० क० कृ०) | आ~-ख्यान-क्त | 1. कहा 
हुआ. बताया हुआ, घोषणा किया हुआ 2. गिना 
हुआ, पाठ किवा हुआ, जतलाया हुआ 4. नामपद या 
क्रियापद,--तम्‌ क्रिया, भावप्रधानमाख्यातम्‌--नि०, 
धात्वर्थेन विशिष्टस्य विधेयत्वेन बोधने, समर्थः स्वार्थ 
यस्तस्य शब्दो वाख्यातमुच्यते ॥ 

आल्यातिः (स्त्री) [ आ~-ख्याञ-क्तिन्‌ ] 1. कहना, 
समाचार, प्रकाशन 2. यश 3. नाम । 

आख्यानम्‌ [ आ-ख्या)-ल्युट्‌ ] 1. बोलना, घोषणा 
करना, जतलाना, समाचार 2. किसी पुरानी कहानी 
की ओर निर्देश करना--आख्यानं पू्ववृत्तोक्ति: -- सा० 
द० (उदा०--देशः सोऽ्यमरातिशोणितज लै्यस्मिन्‌ 
हृदाः पूरिताः--वेणी० ३।३१) 3. कथा, कहानी 
विशेषरूप से काल्पनिक या पौराणिक, उपाख्यान 
--अप्सराः पुरूरवसं चकम इत्याख्यानविद आजक्षते 
--मा० २, मदु० ३।२२३, 4. उत्तर--प्रश्नाख्यानयोः 
पा० ८।२।१०५ 5. भेदक धर्म । 

आख्यानकम्‌ [ आख्यान--कत्‌ ] कथा, छोटी पौराणिक 
कहानी, कथानकः; --आसख्यानकास्यायिकेतिहासपुरा- 
णाकर्णनेन--का० ७। 

आख्यायक (वि०) [ आ--ख्या--ण्वुलू ] कहने वाला, 


सूचना देने काला, कः 1. दूत, हरकारा--आख्याय-: 
केभ्यः श्रुतसूनुवृत्ति:--भट्टि० २।४४, 2. अग्रदूत, 
संदेशवाहक । 

आख्यायिका [ आख्यायक+-टापू इत्वम्‌ | 'गद्य' रचना का 
नमूना , सुसंगत कहानी,--आख्यायिका कथाव- 
त्स्यात्कवेर्वशादिकीर्तनम्‌, अस्यामन्यकवीवां च वृत्तं गद्यं 
क्वचित्‌ क्वचित्‌, कथांशानां व्यवच्छेद आवास इति 
बध्यते । आर्यावक्त्रापवकत्राणां छन्दसां येन केनचित्‌ । 
अन्यापदेशेनाशवासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌--सा० द° 
५६८, (साहित्य शास्त्र के लेखक 'गद्यरचना' को 
प्रायः दो (कथा और आख्यायिका) भागों में बाँटते 
हैं, वह बाण के हषंचारित को 'आख्यायिका तथा 
कादम्बरी को 'कथा' के नाम से पुकारते हें । 
दण्डी इस प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं करता 
__काव्या० १।२८--तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः 
संज्ञाद्वयांकिता ॥ 

आख्यायिन्‌ (वि०) [ आ¬-ख्यात-णिनि ] जो व्यक्ति 
कहता है, सूचना या समाचार देता है-- रहस्याख्यायीव 
स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर:--श० १।२४। 

आख्येय (स० कृ) [ आ+-ख्यान-यत्‌ | कहने या समा- 
चार देने के योग्य, शब्द” शब्दों में कहने के योग्य, 
मौलिक संदेश मेघ० १०३ । 

आगतिः (स्त्री?) [ आत-गम्‌ञ-क्तिन्‌ ] 1. पहुंचना, 
आगमन--लोकस्यास्य गतागतिम्‌-रामा०, इति 
निश्चित प्रियतमागतयः शि० ९) ४३ 2. अधिग्रहण 
3. वापसी 4. उद्गम । 

आगन्तु (वि०) [ आ+-गम्‌+तुन्‌ ] 1. आने वाला, 
पहुँचनेवाला, 2. भटका हआ, 3. बाहर से आने वारू, 
बाह्य (कारण आदि) 4. नैमित्तिक, आनुषंगिक, आक 
स्मिक,--तुः नवागंतुक, अजनवी, अतिथि। सम० 
--ज (वि०) आनुषंगिक रूप से या अकस्मात्‌ उत्पन्न 
होने बाला । 

आगन्तुक (वि०) (स्त्री०--का,--को) 1. अपनी इच्छा 
से आने वाला, बिना बुलाये आने वाला--आगन्तुका 
बयम्‌--धूर्त० 2. भूला-भटका (जैसे कि जानवर) 
याज्ञ० २। १६३ 3. आनुषंगिक आकस्मिक, नैमि- 
त्तिक--इत्यागन्तुका विकाराः--आइव० 4. प्रक्षिप्त, 
क्षेपक (पाठ) --अत्र गन्धवद्गस्घमादनमित्यागन्तुकः 
पाठः--मह्लि० कु० ६। ४६ पर,- कः 1. अन्तःक्षेपक, 
हस्तक्षेपक 2. अजनवी, अतिथि, नवागंतुक । 

आगमः [ आ+गम्‌+घजा | 1. आता, पहुंचना, दर्शन 
देना--लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः--उत्तर° 
७५1२०, अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे, 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते--भग० ८। १८, रघु० १४ ८०, 
पंच० ३। ४८, 2. अघिग्रहण--एषोऽस्या मुद्राया 


( १४० ) 


आगम:--मुद्रा७ १; श० ६, विद्यागमनिमित्तम्‌ 
विक्रम ५, 3. जन्म, मूल, उत्पत्ति--आगमा- 
पायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत--भग० २११४, 
4. संकलन, संचय ( घनका ) अर्थ,” घनं? आदि 5. 
प्रवाह, जलमार्ग, धारा (पानी की) रक्त,” फेन? 
6. बीजक या प्रमाणक--दे० अनागम 7. ज्ञान 
= शिष्यप्रदेयागमाः --भतुं० २।१५ प्रज्ञया सदृशागमः, 
आगमः सदृशारम्भः--रघु० १। १५ 8. आय, राजस्व 
9. किसी वस्तु का वैध अधिग्रहण--आगमे$पि बं 
नेव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो--याज्ञ० २। २७ 10. 
संपत्ति की वृद्धि, 11. परंपरागत सिद्धांत या उपदेश, 
धार्मिक लेख, धमंग्रन्थ, शास्त्र--अनुमानेन न चागमः 
क्षत:--कि० २। २८, परिशुद्ध आगमः-३३, 12. 
शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन 13. विज्ञान, दर्शन,---बहुधा- 
प्यागमैभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः-- रघु० १०। २६, 
14. वेद, धर्मग्रन्थ ~ न्यायनिर्णीतसारत्वान्तिरपेक्षमिवा- 
गमे--कि० ११। ३९ 15. चार प्रकार के प्रमाणों में 
से अन्तिम जिसे नैयायिक 'शब्द' या 'आप्तवाक्य' कहते 
हैं (वेद' ही ऐसे प्रमाण समझे जाते हैं) 16. उपसं 
या प्रत्यय 17. (शब्द साधन में) वर्ण की वृद्धि या 
अन्तःक्षेप 18. वृद्धि --इडागमः 19. सिद्धान्त का ज्ञान 
(विप० प्रयोग) । सम०--नीत (वि०) अघीत, 
पठित, परीक्षित,- वृद्ध (वि०) ज्ञान में बढ़ा हुआ 
बहुत विद्वान्‌ पुरुष--्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी --रघु० 
६। ४१, वेदिन्‌ (वि०) 1. वेदों को जानने वाला 
2. शास्त्रनिष्णात--सापेक्ष (वि०) प्रमाणकतापेक्षी, 
प्रमाणक से समर्थित । 

आगमनम्‌ [ आ¬-गम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. आना, उपागमन, 
पहुँचना--रघु० १२। २४, 2. लौटना 3. अधिग्रहण 
4. मैथुनेच्छा के लिए किसी स्त्री के पास पहुंचना । 

आगमिन्‌, आगामिन्‌ (वि०) [ आगम्‌+- णिनि, वा हुस्व: ] 
1. आने वाला, भावी 2. आसन्न, पहुँचने वाळा । 

आगस्‌ (नपुं) | इ+-असुन्‌, आगादेशः ] 1. दोष, अप- 
राघ, उल्ळंघन--सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति 
यत्त्वया--शि० २। १०८ द्वौ रिप पम मतौ समागसौ 
णारधु० १११ ७४, कृतागाः--मुद्रा० ३। ११ 2. 
पाप । सम०--कृत्‌ (वि०) अपराध करने वाला, 
अपराधी, जुर्म करने वाला-अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृरङः 
-रघु० २-३२ । 

आगस्ती [अगस्त्यस्य इयम्‌, अण्‌--यलोपः] दक्षिण दिशा । 

आगस्त्य (वि०) [अगस्त्यस्येदम्‌, यञ्ञ्‌ यलोपः] दक्षिणी । 

आगाध (वि०) | अगाध एव स्वार्थे अणू ] बहुत गहरा, 
अथाह, (आलं० भी) । 

आगामिक (वि०) (स्त्री०-की) | आगाम+-ठक्‌ ] 1: 
भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखने वाला--मतिरागा- 


मिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदशिनी--हैम० 2. आसन्न, 
आने वाला । | 

आगामुक (वि०) [ आ+ गम्‌+-उकञ्ग्‌ ] 1. आने वाला, 
2. पहुंचने वाला 3. भावी । 

आगारम्‌ [ आगमृच्छति--क्र--अणू ] घर, आवास । 
सम०--दाहः घर को आग लगा देना,--दाहिन्‌ 
(वि०) घर फूँक व्यक्ति, गृहदाहक (बम आदि), 
“घूम: किसी घर से निकलने वाला धूआँ । 

आगुर्‌ (स्त्री०) | आ+गुर्‌-+-क्विप्‌ ] स्वीकृति, सहमति, 
प्रतिज्ञा । 

आगु (गू) रणम्‌ [ आ+-ग्र्‌+ल्युट्‌ ] गुप्त सुझाव । 

आगः (स्त्रीश) सहमति, प्रतिज्ञा । 

आग्निक (वि०) (स्त्री० -को) [अग्नेरिदं बा०--ठक्‌] 
अग्नि से संबंध रखने वाला, यज्ञाग्नि से संबद्ध । 

आग्नी ध्रम्‌ [अग्निमिन्धे अग्नीत्‌, तस्य शरणम्‌, रण्‌ भत्वान्न 
जश्‌ --तारा०, यज्ञास्ति जलाने का स्थान, हवनकुंड, 
धः यज्ञाग्नि जलाने वाला पुरोहित । 

आग्नेय (वि०) (स्त्री०--यी) 1. आग से संबंध रखने 
वाला, प्रचंड 2. अग्नि को अपित,-थः 1. स्कंद या 
कातिकेय की उपाधि 2. दक्षिण-पूर्वी (आग्नेय कोण) 
दिशा,--यम्‌ 1. कृत्तिका नक्षत्र 2. सोना 3. रुधिर 
4. घी 5. आग्नेयास्त्र । 

आग्रभोजनिकः [अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै--ठक्‌] भोज 
में सवंप्रथम या सबसे आगे आसन ग्रहण करने का 
अधिकारी ब्राह्मण । 

आग्रयणः [अग्रे अयनं शस्यादेयेंन कर्मणा पृषो ० हुस्व दीर्घ 
व्यत्ययः] अग्निष्टोम याग में सोम की प्रथम आहुति, 
--णम्‌ वर्षा ऋतु के अन्त में नये अन्न तथा फलादिक 
से युक्त हवि । 

आग्रहः [आ-+-ग्रह+-अच्‌] 1. पकड़ना, “ग्रहण करना 2. 
आक्रमण 3. दृढ़ संकल्प, दुढ़भक्ति, दुढृता-_चलेऽपि 
काकस्य पदापणाग्रहः--ने०, कु० ५।७ पर मल्लि०, 
4. कृपा, संरक्षण । 

आग्रहायणः [अग्रहायण+-अण्‌] मार्गशीर्ष का महीना, 
णी 1. मार्गशीर्ष मास की पूणिमा 2. मुगशिरस्‌ 
नाम का नक्षत्र-पुंज । 

आग्रहायण (णि) कः [आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे 
--ठक्‌] मार्गशीर्ष का महीना । 

आग्रहारिक (वि०) (स्त्री०-क्की) अग्रहार (ब्राह्मणों को 
दान में दी जाने वाली भूमि) प्राप्त करने का अधि- 
कारी ब्राह्मण । 

आघट्टना [आ--घट्ट+णिच्‌+युच्‌+-टाप्‌] 1. हिलना- 
डुलना, काँपना, किसी से रगड़ना --रणम्ह्रिराघट्टनया 
नभस्वत:--शि० १।१० 2. घर्षण, रगड़ । 

आधर्षः,-षणम्‌ [आ¬-घृष्‌+-घञ्ञ, ल्युट्‌ बा] मालिश 


( १४१ ) 


करना, रगड़, किसी से रगड़ना--गंडस्थलाधर्षगलन्म- 
दोदकद्रवद्रुमस्कंघ निलायिनोऽलयः - शि० १२।६४। 

आघाटः [आ+ हन्‌+- घञ्ञ्‌ निपातः] हृद, सीमा । 

आघातः [आ+ हन्‌-+घज्ण_] 1. प्रहार करना, मारना, 2. 
चोट, प्रहार, घाव,--तीव्राघातप्रतिहततरुस्कन्घलम्नँ- 
कदन्त:--श० १।३३, अम्यस्यन्ति तटाघातम्‌ -_कु० 
२।५०, 3. बदकिस्मती, विपत्ति 4. कसाई-खाना 
आघातं नीयमानस्य--हि० ४॥६७ । 

आघारः [अआ+-घृन-घञ्ञ्‌] 1. छिड़काव 2. विशेषकर यज्ञ 
की अग्नि में घी डालना 3. घी । 

आघूर्णनम्‌ [आ+घूर्ण+-ल्युट] 1. लोटना 2. उछालना, 
घूमना, चक्कर खाना, तैरना । 

आघोषः [आ¬-घुष्‌+घञ्ा] बुळावा, आवाहन । 

आघोषणम्‌-णा [आ--धुष्‌--ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌] उद्घोषणा, 
डिढोरा,-एवमाघोषणायां कृतायाम्‌- पंच० ५। 

आध्राणम [आ + घा +ल्युट्‌] 1. सूंघना 2. संतोष, तृप्ति। 

आङ्गारम्‌ [अङ्गाराणां समूह:--अण्‌] अंगारों का समूह । 

आङ्गिक (वि०) (स्त्री०--की ) 1. शारीरिक, कायिक 2 
हाव-भाव से युक्त, शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त 
~-अंङ्गिकोऽभिनयः, दे० 'अभिनय'--कः तबलची या 
ढोलकिया । 

आङ्गिरसः {अंगिरस्‌+-अण्‌] बृहस्पति, अंगिरा की संतान 
(पुत्र) । 

आचक्षुस्‌ (पुं०) [ आ¬- चक्षु +-उसि बा० ] विद्वान्‌ पुरुष । 

आचमः [आ-+ चम -- घञा | कुल्ला करना, आचमन करना 
(हथेली पर जल लेकर पीना) । 

आचमनम्‌ [ आ--चम्‌+-ल्युट्‌ | कुल्ला करना, धार्मिक 
अनृष्ठानों से पूर्व तथा भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ 
हथेली में जल लेकर धूंट-धूंट करके पीना--दद्यादा- 
चमनं ततः--याज्ञ० १।२४२ । 

आचमनकम्‌ [ स्वार्थ आधारे वा कन्‌ ] पीकदान । 

आचयः [ आ+-चि--अच्‌ ] 1. इकट्ठा करना, बीनना 2. 
समूह्‌ । 

आचरणम्‌ | आ--चर्‌--ल्युट्‌ ] 1. अभ्यास करना, अनु 
करण करना, अनुष्ठान-धर्म', मंगल” आदि 2. चाल- 
चलन, व्यवहार,-अधीतिबोधाचरणप्रचारणे:-ने० १४. 
उदाइरण (विप० उपदेश) 3. प्रथा, परिपाटी 4. संस्था । 

आचान्त (वि) [ आ-+-चम्‌+-क्त ] 1. जिसने कुल्ला करके 
मुंह शुद्ध कर लिया हैँ, या जिसने आचमन कर लिया 
हैं 2. आचमन के योग्य.) 

आचामः [ आ+4-चम्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. आचमन फरना, कुल्ला 
करके मुंह साफ करना 2. पानी या मर्म पानी के झग । 

आचारः [ आ-+-चरु+घञा ] 1. आरण, ब्यवहार, 
काम करने की रीति, चालचलन 2. प्रथा, रिवाज, 
प्रचलन - यस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्येक्रमागतः 


मनु० २।१८, 2. लोकाचार, प्रथा संबंधी कानून 
(विप० व्यवहार) समास में प्रथम पद के रूप में यदि 
प्रयुक्त हो तो अर्थ होता है: --प्रथासंबंघी', “पूववत्‌ 
“व्यवहार या प्रचलन के अनुसार'--दे० “घूम, “लाज 
4. रूप, उपचार,-आचार इत्यवहितेन मया 
गृहीता-- श० ५।३, महावी० ३।२६, रिवाजी या रूढ़ 
उपचार--आचारं प्रतिपद्यस्व -श० ४! सम०--दीषः 
आरती उतारने का दीप,-धूमग्रहणम्‌ सांस के द्वारा 
` घुँआँ ग्रहण करने का संस्कार-विशेष जो कि यज्ञानुष्ठान 

के समय किया जाता है; --रघु० ७।२७, कु० ७८२, 
--पुत (वि०) शुद्धाबारी-रघु० २।१३,- भेदः 
आचरण संबंधी नियबों का अन्तर,--भ्रष्ट,---पतित 
(वि०) स्वधर्म भ्रष्ट, जिसका आचार--व्बवहार विगड़ 
गया हो, या जो आचरण से पतित हो गबा हो,--लाज 
(पुं, ब० व°) धान की खीलें जो कि सम्मान 
प्रदर्शित करने के लिए किसी राजा या प्रतिष्ठित 
महानुभाव पर फेंकी जातो हैँ--रघु० २।१०,- बैदी 
पुण्यभूमि आर्यावतं । 

आचारिक (वि०) [ आचार+-ठक्‌ ] प्रचलन या नियम के 
अनुरूप, अधिकृत । 

आधार्यः [ आ+-चर्‌+-प्यत्‌ ] 1. सामान्यतः अध्यापक या 
गुरु 2. आध्यात्मिक गुरु जो उपनबन कराता हैं तभा 
वेद की शिक्षा देता ह) --उपनौब तु बः शिष्यं वेद- 
मध्यापयेद्‌ जः, सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय॑ प्रबक्षते । 
--मनु० २।१४०, दे० 'अध्यापक' शब्द भी 3. विशिष्ट 
सिद्धान्त का प्रस्तोता 4. (जब व्यक्ति वाचक संज्ञाओं 
से पूर्व लगता है) विद्वान्‌, पंडित (अंग्रेजी के 'डाक्टर 
शब्द का कुछ समानार्थक),-र्या गुरु (स्त्री) 
आध्यात्मिक गुरुआनी । सम०-- उपासनम्‌ धामिक गुरु . 
की सेवा करना,--मिश्च (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मा- 
ननीय । 

आचार्यकम्‌ | आ- चर्‌-- बुडा ] 1. शिक्षण, अध्यापन 
(पाठादिक का) पढ़ाना-लड्ास्त्रीणां पुनश्चक्रे विला- 
पाचार्यकं शरै:--रघु० १२।७८,-आचार्यकं विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌ -मा० १।२६, 2. आध्यात्मिक 
गुरु की कुशलता । 


आचार्यानी [ आचायं+-ङाप्‌- आनुक्‌ ] आचार्य या धर्म 
गुरु कौ पत्नी, शत्रुमलमनुत्वाय न पुनद्रेष्टुमुत्सहे, त्र्यंबकं 
देवमाचायंमाचार्यानीं च पार्वतीम्‌ महावी० ३।६। 

आचित (भू० क० कु?) [ आ+चि+-क्त ] 1. पूर्ण, भरा 
हुआ, ढका. हुआ--कचाचितो विष्वगिवागजो गजो 
--कि० १।३६, आचितनक्षत्रा द्यो:--आदि 2. ब्रेघा 
हुआ, गृथा हुआ, बुत्ता हुआ--अर्धाचिता सत्वरमुत्थि- 
ताया:--रघु० ७।१० कु० ७1६१, 3. एकत्रित संचित, 
ढेर किया हुआ,--तः 1 गाडी भर बोझ 2. (नर्यु० 


( १४२ ) 


भी) दस भार या गाड़ी भर की तोल (८०,००० 
तोला) । 

आचूषणम्‌ | आ--चूष-ल्युट्‌ | 1. चूसना, चूस लेना 2. 
चूस कर बाहर निकाल देना, (आयु० में) सिंगी 
लगाना । 

आच्छादः [ आ--छद्‌ + गिच्‌+-घञ्ञ्‌ ] कपड़ा, पहनने का 
वस्त्र । 

आच्छादनम्‌ [आ+ छद्‌+-णिच्‌ +-ल्युट्‌]1. ढकना, छिपाना 
2.ढक्कन, म्यान 3. कपडा, वस्त्र --भूषणाच्छादनाशनैः 
ज“याज्ञ ० १।८२, 4. छाजन । 

आच्छुरित (वि०) [ आ-+छुर्‌+क्त ] 1. मिश्रित, 
मिलाया हुआ 2. खुरचा हुआ, खुजलाया हुआ,--तम्‌ 
1. नखों को आपस में एक दूसरेसे रगड़ कर एक प्रकार 
का शब्द पेंदा करना, नखबाद् 2. ठहाका मार कर 
हँसना, अट्टहास । 

आच्छुरितकम्‌ | आच्छुरित +कन्‌ ] 1. नाखून की खरोच 
2. अट्टहास । 

आच्छेदः दनम्‌ [आ+- छिद्--घङा +ल्युट्‌ वा] 1. काट 
देना, अपच्छेदन 2. जरा सा काटना । 

आच्छोटनम्‌ं [ भा+-स्फुट्‌ + ल्युट्‌--पृषो० ] 
चटकाना। 

आच्छोदनम्‌ [ आ-- छिद्--ल्युट्‌ पृषो० इत ओत्‌ ] शिकार 
करना, पीछा करना । 

आजकम्‌ [ अजानां समूहः-- अअ+-वुञ्ञ्‌ ] रेवड़, बकरों 
का झुंड । 

आजगवम्‌ [ अजगव +-अण्‌ ] शिव का धनुष । 

आजननम्‌ | आ--जन्‌--लत्युट्‌ ] ऊंचे कुल में जन्म होना, 
प्रसिद्ध या विख्यात कुल । 

आजानः [आ-+-जन्‌ +- घडा.] जन्म, कुल,-नम्‌ जन्मस्थान । 

आजानेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ आजे विक्षेपेऽपि आनेयः 
अश्ववाहो यथास्थानमस्य--ब० स० | 1. अच्छी नस्ल 
का (जैसे घोड़ा) 2. निर्भय, निशशंक,--्यः अच्छी 
नस्ल का घोड़ा ---शक्‍तिभिभिन्तह्ददया: स्खलन्तोऽपि पदे 


अंगुलियाँ 


पदे, आजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्मृताः 
--शब्दक० । 
आजिः | अजन्त्यस्याम्‌, अजू--इण्‌ ] 1. युद्ध, लड़ाई, 


संघर्ष ते तु यावन्त एवाजौ तावान्‌ स ददृशे परैः-रघु० 
१२।४५, 2. कुश्ती या दौड़ को प्रतियोगिता 3. रण- 
क्षेत्र --शस्त्राण्णाजी नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच 
--विक्रम० ३।९ । 

आजीव:,--वनम्‌ [ आ+-जीव्‌ +-घञ्ग्‌ ˆ ल्युट्‌ वा] 1. 
जीविका, जीवननिर्वाह का साधन, भरण---भवत्या- 
जीवनं तस्मात्‌ --पंच० १।४८,तु० रूपाजीव, अजाजीव, 
शस्त्राजीव आदि शब्दों की 2. पेशा, वृत्ति,--वः जैत- 
भिक्षुक । 


आजोबिका [ आ+-जीव्‌+ अ--कन्‌-टापू, अत इत्वम्‌ | 
पेशा, जीवन निर्वाह का साधन, वृत्ति । 

आजुर्‌--आज्‌ (स्त्री०) [आ~-ज्वर्‌+-किविप्‌, आ+-जू+- 
क्विपू च} 1. वेगार, विना पारिश्रमिक प्राप्त किये काम 
करना 2. बेंगार में काम करने वाला 3. नरक वास । 

आज्ञप्तिः (स्त्री) [ आज्ञा न-णिच्‌+-क्तिन्‌, पुकागमः, 
हृस्वश्च | आदेश, हुकुम, आज्ञा । 

आज्ञा [ आञ+-ज्ञा+अड+-टाप्‌ | 1. आदेश, हुकुम--तथेति 
झेषामिव भर्तुराज्ञाम्‌--कु ० ३१२२ 2. अनुज्ञा, अनुमति । 
सम ०-_अनुग,--अनुगामिन्‌,-अनुयायिन्‌,-- अनुवतिन्‌, 

अनुसारिन्‌,--संपादक,--वह (वि०) आज्ञाकारी, 

आज्ञानुवर्ती,--कर,--कारिन्‌ (वि०) आज्ञा मानने 
वाला, अदिश का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, 
(--रः) सेवक, -- करणम्‌,--पालनम्‌ आज्ञा मानना, 
आदेश का पालन करना,--पत्रम्‌ हुक्मनामा, लिखित 
आदेश, --प्रतिघातः,--भंगः आज्ञा मानना, आज्ञा के 
विरुद्ध कार्यं करना-- नाज्ञाभङ्गं सहन्ते नृवर नृपत- 
यस्त्वादृशाः सार्वभौमाः-मुद्रा० ३।२२ । 

आज्ञापनम्‌ [ आ--ज्ञाय- णिच्‌-ल्युट्‌, पुकागम: ] 1. आदेश 
देना, हुक्म देना 2. जतलाना । 

आज्यम्‌ [ आज्यते--आ-- अञ्ज्‌--क्यप्‌ ] 1. पिघलाया 
हुआ घी,-मन्त्रोहमहमेवाज्यम्‌--श° १ (यह्‌ बहुधा 
'घृत' से भिन्न समझा जाता है--सपिविलीनमाज्यं 
स्याद्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌) । सम" - पात्रम्‌--स्थाली 
पिघले हुए घी को रखने का बतंन,--भुज्‌ (पुं०} 1. 
अग्नि का विशेषण 2. देवता । 

आञ्चनम्‌ [आ --अञ्च्‌ | ल्यूट] सींग, तीर या किसी ऐसे 
ही और शास्त्र को थोड़ा खींच कर शरीर से बाहर 
निकालना । 

आञ्छ (भ्वा० पर०)[आञ्छति, आञ्छित]1. लंबा करना, 
विस्तार करना, 2. विनियमित करना, (हड्डी या 
टांग आदि को) ठीक बैठाना । 

आऊ्छनम्‌ [ आञ्छ्‌+-ल्युट्‌ ] (हड्डी या टांग का) ठीक 
बैठाना । 

आञ्जनम्‌ [अञ्जनस्येदम्‌--अण्‌]1. मरहम, विशेषतः आंखों 
के लिए 2. चर्बी,-नः मारुति या हनुमान्‌,--दाशरथि- 
बलंरिवाऊजननीलनलपरिगतप्रान्त:--का० ५८। 

आञ्जनी [ अञ्जनस्येदम्‌ - अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ | आंखों में 
डालने का मरहम या अंजन । सम०--कारी लेप या 
उबटन आदि तैयार करने वाली स्त्री । 

आञ्जनेयः [ अंजना +-ढक्‌ ] हनुमान्‌ । 

आटबिक: [ अटव्यां चरति भवो वा--ठक्‌ | 1. वनवासी 
जंगल में रहने वाला पुरुष 2. मार्गदर्शक, अगुआ । 

आटिः [ आ+-अट्‌+-इण्‌ | 1. एक प्रकार का पक्षी 
(शरारि) । 


( १४३ ) 


आटीकनम्‌ [ आटीक्‌-ल्युट्‌ ] बछडे की उछल-कूद । 

आटीकरः [ आटी +- कृञ अप्‌ ] साँड । 

आटोपः [ आ+तुप्‌+घज्ण पृषो० टत्वम्‌] 1. घमंड, 
स्वाभिमान, हेकड़ी, सादोपम्‌--घमंड के साथ, राज- 
कीय या शाही ढंग से (रंगमंच के निर्देश के रूप में 
प्रायः प्रयुक्त) 2. सूजन, फैलाव, विस्तार, फुलाना 
लो ०--फटाटोपो भयद्भुर:--शि० ३।७४ । 

आडम्बरः [ आ -डम्ब्‌‡अरन्‌ ] 1. घमंड, हेकडी 2. 
दिखावा, संपत्ति, वाहरी ठाठ-बाट--विरचितना रसिह- 
रूपाङम्बरम्‌-का० ५, निर्गुणः शोभते नैव विपुलाडम्बरों 
ऽपि ना--भामि० १।११५,३. आक्रमण के सकेतस्वरूप 
बिगुल का बजना 4. आरंभ 5. प्रचण्डता, रोष, आवेश 
6. हर्ष, प्रसन्तता 7. बादलों की गरज, हाथियों 
की चिघाड़ 8. युद्धभेरी 9. युद्ध का कोलाहल या 
शोर-गुळ । 

आडम्बरिन्‌ (वि०) [ आइम्बरञ इनि ] हेकड़, घमंडी । 

आढकः - कम्‌ [आ+-ढौक्‌+ घञ्ञ,, पृषो] अनाज की 
माप, चौथाई द्रोण --अष्टमुष्टिभवेत्‌ कुंचिः कुंचयो5घ्टो 
तु पुष्कलम्‌, पुष्कलानि च चत्वारि आंढकः परि 
कीतितः । 

आढ्य (विं०) [आध्यै क, पृषो०-तारा०] 1. धनी, 
घनवान्‌-_आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो 
मया--भग० १६।१५, पंच ५।८, 2. (क) सम्पन्न, 
समृद्ध, सम्पन्नतायुकत, (करण० या समास के अंतिम 
पद के रूप में) --सत्य” पंच ३।९, विल्कुल सच्चा 
-वंशसंपल्लावण्याद्याय--दश० १८ (ख) मिश्रित, 
सिञ्चित, गन्धाढयः, स्रज उत्तमगन्धाद्या:--महा० 3. 
प्रचुर, पर्याप्त । सम० - चर (वि०) [स्त्री०--री] 
जो कभी एश्वर्यशाली रहा हो । 

आदचड्ूरण (वि०) [स्त्री०--णी] समृद्ध करना,--णम्‌ 
समृद्ध करने का साधन, धन । 

आढयम्भविष्णु, --भावुक (वि०) 
उकङा, वा] धन सपन्न या प्रतिष्ठित होने वाळा । 

आणक (वि०) [अणक+- अण्‌] नीच, ओछा, अधम- कम्‌ 
विशेष आसन में होकर मैथुन करना, रतिबंध--आणक 
सुरतं नाम दम्पत्योः पाइवसंस्थयो: । 

आणव (वि०) (स्त्री०_बी) [अणु--अण्‌] अत्यन्त 
छोटा, बम्‌ अत्यंत छोटापन या सूक्ष्मता । 

आणिः (पुं० स्त्रीऽ) [अण्‌+इण्‌] 1. गाडी के घुरे की 
कील, अक्षकील 2. घुटने के ऊपर का भाग 3. हद, 
सीमा 4. तलवार को धार । 

आण्ड (वि०) [अण्डे भवः--अण्‌] अंडे से पैदा होने वाला 
(जैसे कि पक्षी),-- डः हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा की उपाधि 
--डम्‌ 1. अंडों का ढेर, पशु-पक्षियों का समूह, पक्षि 
शावक 2. अंडकोष, फोता । 


आण्डीर (वि०) [आण्डमस्ति अस्य--ईरच्‌] 1. बहुत अंडे 
रखने वाला, 2. वयस्क, पूर्णवयस्क (जैसे कि सांड) । 

आतडुः [आ+तङ्कुत-घञ्ग, कुत्वम्‌] 1. रोग, शरीर की 
बीमारी- दीघतीव्रामयग्रस्त ब्राह्मणं गामथापि वा, 
दृष्ट्वा पथि निरातङ्क कृत्वा वा ब्रह्महा शुचि:--याज्ञ ० 
३।२४५ 2. पीड़ा, आधि, व्यथा, वेदना-_किन्नि- 
मित्तोऽयमात छु:--श० ३, आतङ्कृस्फुरितकठोरगर्भ- 
गुर्वी --उत्तर० १।४९, विक्रम० ३।३, डर, वाशंका 
~ पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः--रघु० 
१।६३, भौति, त्रास 4. डोल या तबले की आवाज । 

आतञ्चनम्‌ [आ--तञ्च्‌+ ल्युट्‌] 1. जमाना, गाढ़ा करना, 
2. जमा हुआ दूध 3. एक प्रकार की छाछ 4. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना 5. भय, संकट 6. गति, वेग । 

आतत (वि०) [आ--तन्‌-_ क्त] 1. फेलाया हुआ, चिस्ता- 
रित 2. ताना हुआ (जैसे कि धनुष की डोरी) । 

आतताबिन्‌ (वि० या-संज्ञा) [आततेन विस्तीर्णेन शस्त्रा- 
दिना अयितुं शीलमस्य--तारा०] 1. किसी का वध 
करने के लिए प्रयत्नशील, साहसी--गुरु वा बालवृद्धौ 
बा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं, आततायिनमायान्तं हन्यादेवा- 
विचारयन्‌ । मनु० ८।३५०-१, भग० १।३६, 2. 
जघन्य पाप करने वाला जैसे कि चोर, अपहरणकर्ता, 
हत्यारा, आग लगाने वाला महापातकी आदि-अग्निदो 
गरदश्चैव इास्त्रोन्मत्तो धनापह:, क्षेत्रदारहरश्चैतान्‌ 
षड्‌ विद्यादातताय्निः:- शुक्र । 

आतपः [आ-+-तप्‌+घडा_] 4. गर्मी (सूर्य, अग्नि आदिकी) 
घूप,--आतपायोज्झितं धान्यं -महा०, घूप में डाला 
हुआ; प्रचंड-ऋतु० १।११ 2. प्रकाश । सम ०-अत्ययः 
सूर्य की गर्मी (धूप) का गुजरना, या बीत जाना, सूर्यास्त 
--आततपात्ययसंक्षिप्तनीवा रासु~रघु० १।५२,-अभावः 
छाया, उदकम्‌ मरीचिका, त्रम्‌, त्रकम्‌ छाता 
__तमातपक्लान्तमनातपत्रं-~रघु० २1१३, ४७, पद्म” 
४।५ राज्यं स्वहस्तधुतदण्डमिवातपत्रम्‌--श० ५1६, 
--लद्धनम्‌ गर्मी या धूप में रहना, लू लग जाना 
--आतपलङ्कनाद्वळवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला--श० 
३, वारणम्‌ छाता छतरी--नृपतिककुदं दत्वा यूने 
सितातपवारणम्‌-रघु० ३।७०, ९।१५,-- शुष्क (वि०) 
धूप में सुखाया हुआ । 

आतपनः [आ+-तप्‌+णिच्‌+-ल्युद्‌] शिव । 

आत (ता) रः [आतरति अनेन आ-+तृ--अप्‌, घडा, वा] 
दरिया की उतराई, मार्गव्यय, भाड़ा । 

आतर्पणम्‌ (आ-+तृप्‌-ल्यूट्‌| 1. सन्तोष 2. प्रसन्न करना, 
सन्तुष्ट करना, 3. दीवार या फर्श पर सफेदी करना 
(उत्सब आदि के अवसर पर) । - 

आतापि (थि) न्‌ [आ--तप्‌ (ताय्‌) ‡णिनि] एक पक्षी, 


चील । 


( 


आतिथेय (वि०) [स्त्री०--यो] [अतिथिषु साधु:--ढुझ्य_ 
अतिथये इदं ढक्‌ वा] 1. अतिथियों की सेवा करने 
वाला, अतिथियों के उपयुक्त-- प्रत्युज्जगामातिथिमा- 
तिथेयः रघु० ५।२, १२।२५, तमातियेयी बहुमान- 
पू्वया--कु० ५।३१, 2. अतिथि के उचित या उपयुक्त 
~ आतिथयः सत्कारः श० १,--यम्‌ अतिथि-सत्कार 
~—आतिथेयमनिवारितातिथिः--शि० १४।३८, सज्जा- 
तिथेया वयं-मा० २।५०,-यी सत्कार, मेहमान नवाजी 
-भामि० १।८५ । 

आतिथ्य (वि०) [अतिथि+-ष्यञा ] सत्कारशील, अतिथि 
के लिए उपयुक्त --थ्यः अतिथि,--थ्यम्‌ सत्कारपूर्वक 
स्वागत, अतिथि-सत्कार-तथातिथ्यक्रियाशांतरथ- 
क्षोभपरिश्रमम्‌ - रघु० ११५८ । 

आतिदेशिक (वि०) (स्त्री०--की) 
(व्या० मे) अतिदेश से सम्बद्ध-तु०। 

आतिरे (रे) क्यम्‌ [अतिरेक--ष्यव्म_ पक्षे उभयपद वृद्धिः] 
फालतूपन, अधिकता, बहुतायत । 

आतिश्ञय्यम्‌ [अतिशय~-ष्यञ्ञ्‌ ] अधिकता, बहुतायत, बृहत्‌ 
परिमाण । 

आतुः [अत्‌ +- उण्‌] लट्ठों का बना बेड़ा, घन्नई (घड़ों को 
बांध कर बनाई गई नौका) । 

आतुर (वि०) [ईषदर्थ आ+-अत्‌+ उरच्‌] 1. चोटिल, 
घायल 2. (रोग से) ग्रस्त, प्रभावित, पीड़ित---राव- 
णावरजा तत्र राघवं मदनातुरा--रघु० १२।३२; 
काम, भय? आदि 3. रुग्ण (मन या शरीर से), 
आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्वक्कशातुराः मनु ४१८३, 
4. उत्सुक, उतावला 5. दुर्बल, कमजोर- रः रोगी । 
सम०- शाला हस्पताल । 

आतोद्यम्‌,- - द्यकम्‌ [आ~+-तुद्‌ +-ण्यत्‌, स्वार्थे कन्‌ च] एक 
प्रकार का वाद्ययंत्र-आतोद्यविन्यासादिका विधयः 
~-वेणी० १ स्रजमातोद्यक्षिरोनिवेशिताम्‌ --रघु० ८। 
३४, १५८८, उत्तर० ७। 

आज्ञ (भू० क० कृ०) [आ-+दा+क्‍्त] 1. लिया हुआ, 
प्राप्त किया हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया हुआ-- 
एवमात्तरतिः- रघु० ११।५७, मालवि० ५।१, 2. 
अंगीकार किया हुआ, उत्तरदायित्व लिया हुआ 3. 
आकृष्ट 4. खींचा हुआ, निस्सारित-गामात्तसारां 
रघुरप्यवेक्ष्य--रघु० ५।२६ इसी प्रकार आसबलं 
११।७६, ले जाया गया । सम०-गस्ध (वि०) 1 
जिसका घमंड निकाल दिया गया हो, आक्रान्त, परा- 
जित-_केनात्तगन्धो माणवकः शं० ६ 2. सूंघा हुआ 
(जैसे कि फूल) आत्तगन्धमवधूय शत्रुभिः -झि० 
१४।८४ (यहाँ आ? नं० 1 मे बतायं अर्थ भी 
रखता हैँ), गर्व (वि०) अवमानित, तिरस्कृत, अना- 
दृत,--बण्ड (वि०) राजकीय दण्ड को धारण करने 


[अतिदेश+-ठक्‌] 


१४४ ) 


वाला,---मनस्क (वि०) जिसका मन (हर्ष आदि के 
कारण) स्थानान्तरित हो गया हो । 

आत्मक (वि०) [आत्मन्‌ +-कन्‌] (समास के अन्त में) से 
बना हुआ, से रचा हुआ, स्वभाव का, लक्षण का, पंच” 
पाँच तहों वाला, संशय” = संदिग्ध स्वभाव का, इसी 
प्रकार दु:ख”, दहन? । 

आत्मकोय, आत्मीय (वि०) [आत्मक (न्‌) छ] अपनों से 
संम्बन्ध रखने वाला, अपना--सवे: कान्तमात्मीयं 
पश्यति--श० २, स्वामिनमात्मीयं करिष्यामिं--हि० 
२, जीत छेना,--प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्श:--रघु ० 
७।६८, कु० २।१९, बन्बु, सम्बन्धी, बान्धव । 

आह्मन्‌ (पुं) [भत्‌ + मनिण्‌] 1. आत्मा, जीव-_किमात्मता 
यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌-हि० १, आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु--कठ० ३।३, 2. स्व, आत्म- -इस 
अर्थं में प्रायः यह शब्द तीनों पुरुषों में तथा पुंल्लिंग के 
एक वचन में प्रयुक्त होता है चाहे उस संज्ञा शब्द का 
लिंग, वचन कुछ ही हो जिसका यह उल्लेख करता है 
--आश्रमदर्शनेन आत्मानं पुनीमह--श० १, गुप्त 
ददृशुरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु .वामनै:---रघु० १०।६०, 
देवी" `` प्राप्तप्रसवमात्मानं गङ्गादेव्यां विमुञ्चति 
-"उत्तर० ७।२, गोपायन्ति कुलस्त्रिय आत्मानमात्मना 
-“महा ०, 3. परमात्मा, ब्रह्म--तस्माद्वा एतस्मादा- 
त्मनः आकाशः संभूतः--उप०, उत्तर० १।१, 4. सार, 
प्रकृति दे० 'आत्मक' ऊपर 5. चरित्र, विशेषता 6. 
नैसगिक प्रकृति या स्वभाव 7. व्यक्ति या समस्त 
शरीर--स्थितः सर्वोन्नतेनोवौँ क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना 
-एरधु० १।१४, मनु० १२।१२, 8. मन, बुद्धि -मंदा- 
त्मन्‌, महात्मन्‌ आदि 9. समझ-- तु० आत्मसम्पन्न, 
आत्मवत्‌ आदि 10. विचारणशक्ति, विचार और तर्क- 
शक्ति 11. सप्राणता, जीवट, साहस 12. रूप, प्रतिमा 
13. पुत्र--आत्मा वे पुत्रनामासि 14. देखभाल, प्रयत्न 
15. सूर्यं 16. अग्नि 17. वायु---से बना या से युक्त 
अर्थ को प्रकट करने के लिए 'आत्मन्‌' शब्द समास के 
अन्त में प्रयुक्त होता है-दे० आत्मक । सम० 
--अधोन (वि०) अपने ऊपर आश्रित, स्वाश्रित, 
निराञ्रित (-नः) 1. पुत्र 2. साला, पत्नी का भाई 3. 
मसखरा या विदूषक (नाटय साहित्य में), अनुगम- 
नम्‌ व्यक्तिगत सेवा,--अपहारः--अपने आप को 
छिपाना--कथं वा आत्मापहारं करोमि--श० १, 
-ण्अपहारक: छद्मवेषी, कपटी,-- आराम (वि०)1 ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील (जैसे कि कोई योगी), 
आत्मज्ञान का अन्वेषक--आत्मारामा विहितरतयो 
निविकल्पे समाघौ--वेणी० १।२३, 2. अपने आप में 
प्रसन्न,--आशिन्‌ (पुं) मछली (ऐसा समझा जाता 
है कि मछली अपने बच्चों को या अपनी जाति के 


( १४५ ) 


सबसे कमजोर जीवों को खाकर पलती है) तु०-मत्स्या 
इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परमू-रामा ०,--आश्रयः 
अपने ऊपर निर्भर करना,--ईश्वर (वि०) आत्मसा- 
त्कृत, अपना स्वामी आप--आम्मेश्वराणाँ न हि जातु 
विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति--कु० ३४०, 


--उद्भूवः 1. पुत्र 2. कामदेव (-वा) पुत्री,--उप- | 


जीविन (पुं ) 1 जो अपने परिश्रम पर निर्भर करता 
है, श्रमिक 2. मजदूर 3. जो अपनी पत्नी के ऊपर 
आश्रित रहता है. (मन्‌० ८३६२ पर कुल्लूक), 4. 
पात्र, सार्वजनिक अभिनेता,--काम (वि०) 1. अपने 
आप को प्रेम करने वाला, अभिमान से युक्त, घमंडी 
2. ब्रह्म या परमात्मा को प्रेम करने वाला,--गत 
(बि०) मन में उपजा हुआ,-- तो मनोरथ:--श० १, 
(-तम्‌) [अव्य०] एक ओर, जो मत में कहा हुआ 
समझा जाय (विप० प्रकाशम्‌-जोर से) (यह बहुधा 
रंगमंच के निर्देश के रूप में नाटकों में प्रयुक्त होता है) 
--यह 'स्वगत' का ही पर्याय है जिसकी परिभाषा यह 
है:--अश्राव्यं खलू यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌--सा० 
द० ६,--गुप्तिः (स्त्री०) गुफा, किसी जानवर के 
छिपने का स्थान,--ग्राहिन्‌ (वि०) स्वार्थी, लालची, 
घातः 1. आत्महत्या, 2. नास्तिकता, घातकः, 
>-घातिन्‌ (पुं०) 1. आत्महत्यारा अपने आप को 
स्वयं मारनेवाला, -व्यापादयेत्‌ वृथात्मानं स्वयं योऽ- 
ग्न्युदकादिभिः, अवैधेनैव मार्गेण आत्मघाती स 
उच्यते ॥ 2. नास्तिक,---घोषः 1. मुर्गा 2. कौवा 
-~जः-जन्मन्‌ (पुं०) „जातः, प्रभवः, सम्भवः 
1. पुत्र--तमात्मजन्मानमजं चकार-रघु० ५।३६, 
तस्पामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः-रघु० १।३३, 
मा० १, कु० ६1२८, 2. कामदेव,-जा 1. 
पुत्री--बंद्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः--रघु० १३। 
७८, तु० नगात्मजा आदि 2. तर्कशक्ति, समझ,--जयः 
अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, आत्मत्याग, आत्मो- 
त्सर्ग,ज्ञः, विद्‌ (पुं) ऋषि, जो अपने आप को 
जानता है, - ज्ञानम्‌ 1. आत्मा या परमात्मा की जान- 
कारी, 2. अध्यात्म ज्ञान, तत्त्वम्‌ आत्मा या परमात्मा 
की बास्तविक प्रकृति,-त्यागः 1. स्वार्थत्याग 2. दूसरे के 
भले के लिए अपनी हानि करना, आत्महत्या,- त्यागिन्‌ 
(पु०) 1. आत्महत्या करने वाला- आत्म त्यागिन्यो 
नाशौचादकभाजनाः-याज्ञ० ३।६, 2. नास्तिक 
-त्राणय्‌ 1. आत्मरक्षा 2 शरीर-रक्षक,- दशैः 
आईना --प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्श:--रघु« ७1६९, 
-दर्शनम्‌ 1. अपने आपको देखना 2. आध्यात्मिक 
ज्ञान,--द्रोहिस्‌ (वि०) 1. अपने आपको पीडित करने 
बाला 2. आत्महत्या करने वाला--नित्य (वि०) 
लगातार हृदय में होने बाला, अपने आपको अति प्रिय, 
१९ 


निन्दा अपनी निदा,-निवेदनम्‌ अपने आपको 
प्रस्तुत करना (जैसे किसी प्राणी का किसी देवता 
के प्रति बलिदान)--निष्ठ (वि०) आत्मज्ञान का 
अनवरत अन्वेषक,प्रभ (वि०). स्वयं प्रकाशवान्‌ 
--प्रभवः=°जः,--भ्रञ्ंसा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू 
बनना,--बन्धुः,-- बान्धवः अपना निजी संबंधी-आत्म- 
मातुः स्वसुः पुत्रा आत्मपितुः स्वसुः सुताः, आत्ममातुल- 
पुत्राइच विज्ञया ह्यात्मबान्घवाः-शब्दक ०। अर्थात्‌ मौसी 
कां पुत्र, भुवा का पुत्र, और मामा का पुत्र, बधः 
1. आध्यात्मिक ज्ञान 2. आत्मा का ज्ञान, भूः, 
--थोनिः 1. ब्रह्मा,--वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससर्ज गिर- 
मात्मभूः--कु० २।५३, 2. विष्णु 3. शिव--श० ७। 
३५ 4. कामदेव, प्रेम का देवता 5. पुत्र (स्त्री०-भूः) 
1. पुत्री 2. बुद्धिवेमव, समझ,- मात्रा परमात्मा का 
अंश, मानिन्‌ (वि०) 1. स्वाभिमानी, आदरणीय 
2. घमंडी,--याजिन्‌ (वि०) अपने लिए यज्ञ करने 
बाला, (पुं०) विद्वान्‌ पुरुष जो शाश्वत आनन्द प्राप्त 
करने के लिए अपने तथा दूसरे व्यक्तियों की आत्मा 
का अध्ययन करता है, जो सब प्राणियों को अपने 
समान समझता है--सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि 
चात्मनि, समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति 
--मनु० १२।९१,--योनिः==°भू (पुं०), कु० २1७० 
-- रक्षा अपना बचाव,--लाभः जन्म, उत्पत्ति, मूल 
--यैरात्मलाभस्त्वया लब्धः--मुद्रा०३।१,५।२३, कि० 
३1२३ १७॥१९,--बंचक (वि०) अपने आपको धोखा 
देने वाला,--बंचना आत्म-भ्रम, अपने को धोखा देना, 
---बधः,--वध्या,--हत्या अपनी हत्या स्वयं करना, 
वज्ञ (वि०) अपनी इच्छा पर आश्रित रहने वाला 
(--शः) 1. आत्मनियन्त्रण, आत्म-प्रशासन 2. अपना 
नियन्त्रण, अघीनता, “जं नी, “वञ्ञीकृ अधीन करना, 


का ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान,--बीरः 1. पुत्र 2. पत्नी का 
भाई 3. विदूषक (नाटकों में ) ,--बृक्ति (वि०) आत्मा 
में रहने वाला (त्तिः_स्त्री०) 1. हृदय की अवस्था, 
अपने से संबंध रखने वाली चेष्टाएँ, अपनी निजी 
अवस्था या परिस्थिति--विस्माययन्‌ विस्मित- 
मात्मवृत्तौ--रघु० २।३३,- शक्ति: (स्त्री०) अपनी 
निजी सामर्थ्यं या योग्यता, अन्तहित शक्ति या बल 
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या--पच० १1३६१, 
अपनी शक्ति के अनुसार,--इलाघा,--स्तुतिः (स्त्री०) 
अपनी प्रशंसा स्वयं करना, शेखी बघारना, डींग 
मारना,--संयसः अपनी इन्द्रियों पर काबू रखना, 


( १४६ ) 


--संभवः--समु-द्भूवः 1. पुत्र--चकार नाम्ना रघु- 
मात्मसभवम्‌--रघु ० ३।२१, ११।५७, १७८ 2. प्रेम 
का देवता, कामदेव 3. ब्रह्मा की उपाधि, शिव, “विष्णु 
(--वा) 1. पुत्री 2. समझ,-संपन्न (वि०) 1. स्वस्थः 
चित्त, 2. बुद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली,---हन्‌>- घातिन्‌, 
"गहननम्‌,--हत्या आत्मघात,--हित (वि०) अपने 
लिए हितकर, (-तम्‌ ) अपना निजी भला या कल्याण । 

आत्मना (अव्य०) [ 'आत्मन्‌' का करण० ए० व० ] आत्म- 
वाची कर्तुकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है-- 
अथ चास्तमिता त्वमात्मना--रघु ० ८1५१, तुम स्वयम्‌, 

यह प्राय: क्रमिक संख्यासूचक शब्दों के साथ जोड़ा 

जाता है--उदा ०--"द्वितीयः आप सहित दूसरा अर्थात्‌ 
वह तथा स्वयं । 

आत्मनीन (वि०) [आत्मनूर्न-ख] 1. अपने से संबंध रखने 
वाला, अपना निजी,--कस्येंष आत्मनीन:--मालवि ० 
४, 2. अपने लिए हितकर--आत्मनीनमुपतिष्ठते-कि० 
१३।६९,-नः 1. पुत्र 2. पत्नी का भाई 3. विदूषक 
(नाटकों में) । 

आत्मनेपदम्‌ [ आत्मने आत्मार्थ-फलबोधनाय पदम्‌--अलुक्‌ 
स० ] 1. आत्मवाची क्रियापद, दो प्रकार के क्रिमापदो 
(परस्मैपद तथा आत्मनेपद) में से एक जिनमें कि संस्कृत 
भाषा की धातु-रूपावली पाई जाती हे, 2. आत्मनेपद 
के प्रत्यय । 

आत्मम्भरि (वि०) [ आत्मानं विभति इति--आत्मन्‌ --भू 
ताखि, मुम्‌ च ] स्वार्थी, लालची, ( जो केवल अपनी 
ही उदरपूति करता है)-आत्मम्भरिस्त्वं पिशिदैन- 
राणाम्‌ भट्टिः २।३३, हि० ३।१२१। 

आत्मवत्‌ (वि०) | आत्मन्‌+- मतुप्‌--मस्य वः ] 1. स्वस्थ- 
चित्त, 2. शान्त, दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌-किमिवावसाद- 
करमात्मवताम्‌--कि० ६।१९ । 


आत्मवत्ता [ आत्मवत्‌--तल्‌-टाप्‌ ] स्वस्थचित्तता, स्वनि- 
यंत्रण, बुद्धिमत्ता-प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया--रघु० 
८१०, ८४। 

आत्मसात्‌ (अव्य) [ आत्मन्‌+-साति ] अपने अधिकार 
में, अपना निजी, (प्रायः 'कृ' और “भू” के साथ ]-दुरितै- 
रपि कर्तुमात्मसात्‌ - रघु० ८।२। 

आत्यंतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अत्यन्त प-ठडा, ] 1. 
सतत, अनवरत, अनन्त, स्थायी, नित्यस्थायी --स 
आत्यन्तिको भविष्यति--मुद्रा०४, विष्णुगुप्तहतकस्या- 
त्यन्तिकश्रेयसे--२1१५, भग० ६1२१, 2. अत्यधिक, 
प्रचुर, सर्वाधिक 3. सर्वोच्च, पूर्ण-आत्यन्तिकी स्वत्व- 
निवृत्ति:--मिता ० । 

आत्ययिक (वि०) [स्त्री०--की ] [ अत्यय--ठक ] 1. 
नाशकारी, सवनाशकर 2. पीडाकर, अमंगलकर, अशुभ- 
सूचक 3. अत्यावश्यक, अपरिहायं, आपाती । 


| आत्रेय (वि०) (स्त्री०--यी)[ अत्रि--ढक्‌ ] अत्रि से संबंध 
रखने वाला, या अत्रि की संतान, यः अत्रि का 
वंशज,--यी 1. अत्रि की पुत्री 2. अत्रि की पत्ती 
3. रजस्वला स्त्री । 

आत्रेथिका [आत्रेयी+-कन्‌+-टाप्‌, ह्ूस्वः] रजस्वला स्त्री । 

आथर्वण (वि०) (स्त्री०--णी) [ अथर्वन्‌-|-अण्‌ ] अथर्व- 
वेद या अथर्वा ऋषि से संबंध रखने वाला,-णः 1. 
अथववेद का अध्येता या ज्ञाता ब्राह्मण 2. यज्ञ का 
पुरोहित जिससे संबद्ध यज्ञ कर्म पद्धति का विधान 
अथर्ववेद में निहित है 3. स्वयं अथववेद 4. गृह- 
पुरोहित । 

आथरवंणिकः [ अथर्वन्‌ -+- ठक्‌ ] अथववेद का अध्येता ब्राह्मण । 

आदंझः [ आ+-दंश्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. डंक, डंक मारने से पैदा 
हुआ घाव, 2. डंक, दांत । 

आदरः | आ--दु--अप्‌ ] 1. आदर, पूज्यभाव, सम्मान, 
--निर्माणमेव हि तदादरलालनीयम--मा० ९४९, न 
जातहार्देन न विद्विषादरः--कि० १।३३, कु० ६।२० 
2. अवधान, सावधानी, सम्मान्य व्यवहार, कु० ६।९१, 
3. उत्सुकता, इच्छा, स्नेह--भूयान्दा रार्थमादरः कु० 
६।९३, यस्किञ्चनकारितायामादरः-का० १२२, 4. 
प्रयत्न चेष्टा-गृहयंत्रपताकाश्रौ रपौरादरनिमिता - कु ० 
६।४१, 5. उपक्रम, आरंभ 6. प्रेम, आसक्ति । 

आदरणम्‌ [ आ~-दृ +-ल्युद्‌ ] सत्कार, इज्जत, सम्मान । 

आदशः [ आ¬-दृश्‌न-घञ्ग्‌ ] 1. आईना, मुँह देखने का 
शीश्चा, दर्पण--आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्श बिये 
स्तिमितायताक्षी--कु० ६1२२, 2. मूल पांडुलिपि 
जिससे प्रतिलिपि तैयार की जाय, (आलं०) नमूना, 
प्रतिकृति, प्रकार, --आदशंः शिक्षितानाम्‌ - मृच्छ० 
१।४८; आदर्शः सर्वशास्त्राणाम्‌ -का० ५, इसी 
प्रकार,--गुणानाम्‌ -आदि 3. कार्य की एक प्रति 
लिपि 4. टीका, भाष्य । 

आदर्शकः [ आदर्श+-कन्‌ ] दर्पण, आईना । 

आदशनम्‌ [ आ+-दृश्‌+-ल्युट्‌ ] 1. दिखलावा, प्रदर्शन 
2. दर्पण । 

आदहनम्‌ [आ¬-दह_+-ल्युट्‌] 1. जलन 2. चोट पहुँचाना, 
हत्या करना 3. खरी-खोटी सुनाना, घृणा करना 
4. इमशान । 

आदानम्‌ [ आ--दा~-ल्युट्‌ | 1. लेना, स्वीकार करना, 
पकड़्ना-कुशाङकु रादानपरिक्षताङगूलिः-कु० ५।११, 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव--रघु० 
४।८६, 2. उपार्जन, प्रापण 3. (रोग का) लक्षण । 

आदायिन्‌ (वि०) [ आ+दा+णिनि ] ग्रहण करने बाला, 
प्राप्त करने वाला । 

आदि (वि०) [ आ)-दा+ कि] 1. प्रथम, प्राथमिक, 
आदिम--निदानं त्वादिकारणम्‌--,अमर०, 2. मुख्य, 


( १४७ ) 


पहला, प्रधान, प्रमुख--प्राय: समास के अन्त में-इसी 
अर्थ में नी० दे० 3. समय की दृष्टि से प्रथम,--दिः 
1. आरंभ, उपक्रम (विप० अन्त ) --अप एव ससर्जादौ 
तासु बीजमवासृजत्‌--मनु० १८, भग० २४१, 
जगदादिरनादिस्त्वम्‌ -कु० २।९, समास के अन्त में 
प्रयुक्त होकर बहुधा निम्नांकित अर्थो में अनूदित 
किया जाता है--“आरंभ करके' 'वगैरा' २ इसी 
प्रकार और भी (उसी प्रकृति और प्रकार के), 
'ऐसे -- इन्द्रादयो देवाः--इन्द्र तथा अन्य देवता, या 
“भू' आदि से आरंभ होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं 
और पाणिनि के द्वारा वह प्रायः व्याकरण के शब्द- 
समूह को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किये गये 
हैं - अदादि, दिवादि, स्वादि इत्यादि, 2. पहला भाग 
या खंड, 3. मुख्य कारण। सम०--अन्त (वि०) 
जिसका आरंभ और समाप्ति दोनों हों (-तम्‌) 
आरंभ और अन्त; °वत्‌--सान्त, समापिका,--उदात्त 
(वि०) वह शब्द जिसके आरम्भिक अक्षर पर स्वरा. 
घात हो,-- करः, कतु, कृत्‌ (पुं०) सृष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा का विशेषण--भग० ११1२७ -कविः प्रथम 
कवि, ब्रह्मा की उपाघि--क्योंकि उसी ने संसार कौ 
सर्वप्रथम रचना की तथा वेदों का ज्ञान दिया, 
वाल्मीकि की उपाधि--क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम 
कवियों का पथप्रदर्शन किया--जब कि उसने क्रौंच 
दम्पती के एक पक्षी को व्याध के द्वारा मारा जाता 
हुआ देखा, उसने उस दुष्ट व्याध को शाप दिया 
और उसका वही शोक अपने आप कविता के रूप में 
प्रकट हुआ (श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ), 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने वाल्मीकि को राम का चरित 
लिखने के लिए कहा, फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में 
प्रथम काव्य “रामायणः के रूप में प्रकट हुआ,--कांडम्‌ 
रामायण का प्रथम खण्ड, कारणम्‌ (विश्व का) 
प्रथम या मुख्य कारण, जो कि वेदान्तियों के अनुसार 
“ह्म है, तथा नैयायिकों-- विशेषतः वैशेषिको -- के 
अनुसार विश्व का प्रथम या भौतिक कारण 'अणु' हैं, 
परमात्मा नहीं; --काव्यम्‌ प्रथम काव्य-अर्थात्‌ 
वाल्मीकि रामायण--दे० आदि कवि,--देवः 1. 
प्रथम या सर्वोच्च परमात्मा--पुरुषं शाश्वतं दिव्यं 
आदिदेवमजं विभुम्‌ -भग० १०१२, ११।३८, 2. 
नारायण या विष्णु 3. शिव 4. सूर्य, दैव्यः हिरण्य- 
कशिपु की उपाधि,-- पर्वन्‌ महाभारत का प्रथम खंड, 
--षु (पु) रुषः 1. सर्वप्रथम या आदिम प्राणी, सृष्टि 
का स्वामी 2. विष्णु, कृष्ण या नारायण-ते च प्रापुरु 
दन्वन्तं बुवुधे चादिपूरुष:--रघु० १०६७ तमर्घ्य- 
मर्ध्यादिकयादिपूरुषः--शि० १।१४-बलम्‌ जननात्मक 
शक्ति, प्रथम वौय,-भव,- भूत(वि०) 1. सर्वप्रथम 


| 


उत्पन्न हुआ,(- बः तः) 'आदिजन्मा' आदिम 
प्राणी, ब्रह्मा की उपाधि 2. विष्णु--रसातलादादि- 
भवेन पुसा--रघु० १२३८, 3. बड़ा भाई,--सूलस्‌ 
पहली नींव, आदिम कारण,--वराहः 'प्रथमशूकर' 
विष्णु की उपाधि- उसके तृतीय अवतार (वरा- 
हावतार) की ओर संकेत--शक्ति: ( स्त्री० ) 
१. माया की शक्ति 2. दुर्गा की उपाधि, सर्गैः 
प्रथम सृष्टि । 

आदितः, आदौ (अव्य०) 
व०] आरंभ से लेकर, 
हतम्‌--उत्तर° ५।२०। 

आदितेयः [ अदिति+ढक्‌ | 1. अदिति का पुत्र 2. देवता, 
सामान्य देव । 

आदित्यः [ अदिति~-ण्य ] 1. अदिति का पुत्र, देव, देवता 
2. बारह आदित्यों (सूर्य के भाग) का समुदायवाचक 
नाम--आदित्यानामह विष्णु:--भग० १०।२१, कु० 
२।२४ (यह बारह आदित्य केवल प्रलयकाल में उदित 
होते है)--तु० वेणी० ३।६, दग्धुं विश्वं दहनकिरणं- 
नोदिता द्वादशार्काः 3. सूर्य 4. विष्णु का पाँचवाँ अव- 
तार, वामनावतार । सम ०-- मंडलम्‌ सूर्यमंडल,--सुमुः 
सूर्य का पुत्र, सुग्रीव, यम, शनि, कर्णे । 

आदि (दी) नवः- वम्‌ [ आ¬ दीन क्त = आद्रीनस्य 
वानम्‌--वाञ-क ] 1. दुर्भाग्य, कष्ट, 2. दोष--दे ० 
'अनादीनव' । 

आदिम (वि०) [ आदौ भवः--आदि-+-डिमच्‌ ] प्रथम, 
पुरातन, मौलिक । 

आदीनब--दे० 'आदिनव' । 

आदीपनम्‌ [ आ+-दीपू +ल्युदू ] 1. आग लगाना 2. भड़- 
काना, संवारना 3. उत्सवादिक अवसर पर दीवार 
फर्श आदि को चमका देना । 

आदत (भू० क० कृ०) [ आ- दूँ न क्त ] 1. सम्मानित, 


र (क) उत्साही, 


प्रतिष्ठित, 2. (कर्तृवाच्य के रूप में) 
(ख) सम्मार 


[ आदि~-तसिल्‌, अधि० ए० 
सबसे पहले - तईँवेनादितो 


८ 


परिश्रमी, दत्तचित्त, सावधान, 
युक्‍त । 

आदेवनम्‌ [ आर दिव्‌-ल्युट्‌ | 1. जूआ खेलना 2. जूआ 
खेलने का पासा 3. जूआ खेलने की बिसात, खेलने का 
स्थान ! 

आदेशः [ आ दिश्‌त- घञा, | 1. हुक्म, आञ्ञा--आतुरादे- 
शमादाय--रामा०, आदेशं देशकालज्ञः प्रतिजग्राह 
--रघु० ११९२, राजद्विष्टादेशकृतः- -याज्ञ० २1२०४, 
राजा के द्वारा निषिद्ध कार्यो को करने वाला 2. सलाह, 
निर्देश, उपदेश, नियम 3. विवरण, सूचना, संकेत 4- 
अविष्यकथन--विप्ररिनकादेशवचनानि--का० ६४, 5. 
(व्या०) स्थानापन्न--षातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं 
संन्यवेशयत्‌ रधु ० १२।५८ । 


( १४८ ) 


आदेदिन्‌ [ आ+ दिश्ष--णिनि ] 1. आदेश देने वाला, हुक्म 
देने वाला 2. उत्तेजक, भड़काने वाला--रघु० ६८, 
(पुं) 1. सेनापति, आज्ञप्ता 2. ज्योतिषी । 

आद्य (वि०) [ आदौ भवः--यत्‌ ] 1. प्रथम, आदि कालीन 
2. मुखिया, प्रमुख, अगुआ - आसीन्महीक्षितामाद्य: 
प्रणवरछन्दसामिव-रघु० १।११ 3. (समास के अन्तमे) 
आरंभ करके, कगैरा २, दे० आदि,-.द्या 1. दुर्गा की 
उपाधि 2. मास का पहला दिन,--द्यम्‌ 1. आरंभ 2. 
अनाज, आहार । सम०--कबिः “आदिकवि' ब्रह्मा 
या वाल्मीकि की उपाधि, दे० 'आदिकवि' ।--बीजम्‌ 
विश्व का मुख्य या भौतिक कारण जो सांख्य मतानुसार 
श्रधान' या जडनियम कहलाता है । 

आद्यून (वि०) [ आ--दिवू--क्त, ऊठ्‌ नत्वं च, 'अद्‌' 
खाना से व्युत्पन्न प्रतीत होता है | बहुभोजी, घाउघप, 
पेटू, भुक्खड़--कि० १११५ । 

आद्योतः [ आ+-झुत्‌-+- धर्म ] प्रकाश, चमक । 

आधमनम्‌ | आ--घा--कमनन्‌ ] 1. घरोहर, निक्षेप-एको 
ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये कात्या०; योगाध- 
मनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌--मनु० ८१६५, 2. 
बिक्री के सामान का धूतंता के साथ मूल्य चढ़ाना । 

आधमर्ण्यम्‌ [ अघमर्ण-+-ष्यञ्ञ्‌ ] कजंदारी । 

आधमिक (वि०) [ अघम +-ठञ््‌ ] अन्यायी, बेईमान । 

आधर्षः [ आ--धृष्‌ +-घञा ] 1. घृणा 2. बलात्‌ चोट 
पहुँचाना । 

आधर्षणस्‌ [ आ+-धृष्‌-ल्युट्‌ ] 1. दोष या अपराध का 
निश्चय, दण्डादेश 2. निराकरण 3. चोट पहुँचाना, 
सताना । 

आषषित (मू० क० कृ०) [आ--घृष्‌+क्त ] 1. चोट 
पहुंचाया हुआ, 2. तर्क द्वारा निराकृत 3. दण्डादिष्ट, 
सिद्ध-दोप । 

भाषामम्‌ [ आ-+-घा--ल्युट्‌ ] 1. रखना, ऊपर रख देना 
2. लेना, मान लेना, प्राप्त करना, वापिस लेना, 3. 
यज्ञाग्नि को स्थापित करना (अग्न्याधान) --पुनर्दार 
क्रियां कुर्यात्‌ पुनराधानमेव च--मनु० ५।१६८, 4. 
करना कार्य में परिणत करना, निष्पन्न करना 5. 
बीच में रखना, रख देना,==गृणी विश्येषाघानहेतु: 
सिद्धो वस्तुधर्म:--सा० द० २, प्रजानां विनयाघाना- 
टक्षणाद्भरणादपि--रघु० १।२४ 6. बीजारोपण, उत्पा- 
दन--कौतुकाधानहेतो:--मेघ ० ३, गर्भाषानक्षणपरि- 
चयात्‌--९, 7. निक्षेप, घरोहर--याज्ञ » २।२३८, 
२४७। 

आधासिकः [आघान+-टञ्ञ्‌ ] सहबास के पश्चात्‌ गर्भाधान 
के निभित्त किया जाने बाला संस्कार !- 

आयारः [ आ--घृ--घरा ] 1. आश्रय, स्तंभ, टेक 2. 
(अतः) सँभाले रखने की शक्ति, सहायता, संरक्षण, 


मदद--त्वमेव चातकाघार:--भतृं० २५०, 3. भाजन 
आशय--तिष्ठन्त्वाप इवाधारे-पंच० १1६७, चराचराणां 
भूतानां कुक्षिराधारतां गत:--कु० ६1६७, कु० ३१४८, 
श० १1१४, 4. आलवाल,--आघारबन्धप्रमुख: प्रयत्तैः 
जा रघु० ५।६, 5. पुलिया, बाँध, पुइता, (तटबन्ध) 
6. नहर 7. अधिकरण कारक का भाव, स्थान--आधा- 
रोऽविकरणम्‌ । 


आधिः [आ--धा--कि] 1. मानसिक पीड़ा, वेदना, चिन्ता 
(विप० व्याधि-- शारीरिक पीड़ा)-न तेषामापदः सन्ति 
नाधयो व्याघयस्तथा-- महा ०, --मनोयतम गविहेतुम्‌ 
"णश० ३।११, रघु० ८२७, ९।५४, भर्तृ ३।१०५, 
भामि०४।११, 2. विपत्ति, अभिशाप, सन्ताप---यान्त्येवं 
गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधय:--झ० ४।१७, 
महावी० ६।२८, 3. निक्षेप, धरोहर, गिरवी, रेहन 
“याज्ञ २।२३, मनु० ८।१४३, 4. स्थान, आवास 
5. अवस्थान, ठिकाना 6. परिवार के भरण-पोषण के 
लिए चिन्तांतुर । सम०-ज्ञ (वि०) पीड़ाग्रस्त,--भोगः 
धरोहर की चीज का उपयोग (जैसे घोड़े गाय आदि 
का),--स्तेनः स्वामी से पूछे बिना धरोहर की राशि 
को खर्च करने वाला व्यक्ति । 

आधिकरणिकः [अधिकरण-{-ठक्‌ ] न्यायाधीश--मृच्छ०९ । 

आधिकारिक (वि०) (स्त्री०--की) 1. सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ 
2. अधिकारी । 

आचिक्धम्‌ [ अधिकञ-ष्यञ्य्‌ ] अधिकता, बहुतायत, 
प्राचुर्य । 

आविदेदिक (वि०) (स्त्री०--की) [अधिदेव+-ठञ्ग्‌] 
1. अधिदेव या इन्द्रियों के अधिष्ठातू देव से सम्बन्ध 
रखने वाला (जैसा कि एक मन्त्र) मनु० ६।८३, 2. 
दैवक्कत, भाग्य में लिखी हुई (पीड़ा आदि), सुश्रुत 
के अनुसार पीड़ा तीन प्रकार की है--आध्यात्मिक,' 
आधिभौतिक और आधिदैविक । 

आधिपत्यम्‌ [अधिपति--यक्‌] 1. सर्वोपरिता, शक्ति, प्रभु- 
सत्ता - राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं (अवाप्य) -भग० 
२१८, 2. राजा का कर्तव्य--पाण्डो: पुत्रं प्रकुरुष्वाधि- 
पत्ये--महा ० । 

आधिभौतिक (वि०) (स्त्री०- की) [अघिभूत--ठञ्ग] 
1. प्राणियों--पशुपक्षियों-से उत्पन्न (पीड़ा आदि) 
2. प्राणियों से सम्बन्ध रखने वाला 3. प्रारम्भिक, 
भौतिक । 

आधिराज्यम्‌ [अधिराज--ष्यव्य] अधिराज का पद या 
अधिकार, प्रभुसत्ता, सर्वोपरि प्रभुत्व--बभौ भूयः 
कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य स:--रघु० १७।३०१ 

आधिवेदनिकम्‌ [अधिवेदनाय हितं-ठक्‌, तत्र काले दत्त 
नउठ्न वा] सम्पत्ति, उपहार आदि जो दूसरा विवाह 
करने पर पहली पत्नी को सन्तोषार्थं दिया जाय; 


( १४९ ) 


--अच्च द्वितीयविवाहाथिना पूर्व स्त्रियँ पारितोषिकं धनं 
दत्तं तदाधिवेदनिकम्‌--विष्णु ०, तु० याज्ञ २१४३, 
१४८ । 

आधुनिक (वि०) (स्त्री०--की) [अघुना-ठडा] नया, 
आजकल का, अब का, हाल का । 

आधोरणः [आ--धघोर्‌ +-ल्युट्‌ू--धोऋ गतिचातुर्ये] महावत, 
पीलवान,---आधोरणानां गजसन्निपाते--रघु० ७!४६, 

।४८, १८।३९ । 

आध्मानम्‌ [आ-+ध्मा-+ल्युट] 1. फूँक मारना, फुलाव 
(आलं०) वृद्धि 2. शेखी बघारना 3. धौंकनी 4. पेट 
का फूलना, शरीर का फुलाव, जलोदर । 


आध्यात्मिक (वि०) (स्त्री०--की) [अध्यात्मनेठडा.] 
1. परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाला 2. आत्मा 
सम्बन्धी, पवित्र 3. मन से सम्बन्ध रखने वाला 4. 
मन से उत्पन्न (पीड़ा, दुःख आदि) दे० “आधि- 
दैविक” । 

आध्यानम्‌ [आ--ध्ये---ल्युट] 1. चिन्ता 2. दुःख पूर्ण 
प्रत्यास्मरण 3. मनन । 

आध्यापकः [अध्यापक -]-अण्‌] शिक्षक, धर्मोपदेष्टा, दीक्षा- 
गुरु । 

आध्यासिक (वि०) (स्त्री५--को) [अध्यास--ठक] 
अध्यास द्वारा उत्पन्न अर्थात्‌ (वेदान्त० में) एक वस्तु 
के गुण व प्रकृति को दुसरी वस्तु पर आरोप करके | 

आध्वनिक (वि०) (स्त्री०>-की) [अध्वन्‌--ठक्‌ | यात्रा 
पर, यात्री--कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य 
वै--महा० ! 

आध्वर्यव (वि०) (स्त्री०--बी) [अष्वर्युं+-अञ्न्‌] अध्वर्यु 
या यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाला, ।-- बम्‌ 1. यज्ञ म 
किया जाने वाला कार्य 2. विशेषतः अध्वर्युं नामक 
पुरोहित का कार्य । 

आनः [ आ-+-अन्‌-{-क्विप्‌, ततः अण्‌ ] 1 
खींचना 2. इवास लेना, फूंक मारना । 

आनकः [आनयति उत्साहवतः करोति अण्‌+-णिच्‌+-ण्बुलू 

तारा०] 1. बड़ा सैनिक ढोल--नयाड़ा-पणवानक- 

गोमुखाः सहसैवाम्यहन्यन्त--भग० १।१३, 2. गरजने 
वाला बादल । सम०- दुंदुभिः कृष्ण के पिता वासु- 
देव की उपाधि (--भिः,--भोी (स्त्री०) ) बड़ा ढोल, 
नगाड़ा । 

आनतिः (स्त्री) | आ¬+-नम्‌+-क्तिन्‌ ] 1. झुकना, नम- 
स्कार करना, झुकाव ( आलं० भी ) --गुणवन्मित्र- 
मिवानति प्रपेदे-कि० १३।१५, 2. नमस्कार या 
अभिवादन 3. श्रद्धांजलि, सत्कार, श्रद्धा । 

आनद्ध (वि०) [ आ+नह-क्त ] 1. बांधा हुआ, मढ़ा 
हुआ 2. बद्धकोष्ठ, अवरुद्धमल (जैसा कि उदर) 
द्वः 1. ढोल 2. वस्त्रों का पहनना, बनाव-सिंगार । 


वायू भीतर 


आननम्‌ [ आ-अन्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. मुंह, चेहरा--रघु ० ३1३, 
---नृपस्य कांतं पिबतः सुताननं--१७, 2. किसी ग्रन्थ 
या पुस्तक के बड़े २ खण्ड (उदा० रसगंगाधर के दो 
आनन) 

आनन्त्यंम्‌ [ अनन्तर+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. अव्यवहित उत्तरा- 
घिकार 2. व्यवघान रहित आसन्नता । 

आनन्त्यम्‌ | अनन्त+ ष्यञ्ञ्‌ ] 1. असमापकता, अनन्तता 
(काल, स्थान और संख्या की दृष्टि से)--आनन्त्याद्‌ 
व्यभिचा राच्च--काव्य० २, 2. असीमता 3. अनश्व रता 
नित्यता 4. ऊध्वेलोक, स्वर्ग, भावो सुख--यस्तु नित्यं 
कृतमतिधर्ममेवाभिपद्यते, अशङ्कुमानः कल्याणि सोऽम्‌- 
त्रानम्त्यमइ्नुते-महा० । 


आनन्दः [ आ¬-नन्द्‌+घञ्ञ्‌ | 1. प्रसन्नता, हर्ष, खुशी, 
सुख, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन, 2 
ईश्वर, परमात्मा (नपुं० भी इसी अर्थ में) 3. शिव । 
सम०- कांननम्‌, - वनम्‌ काशी,--पटः दुलहिन के 
वस्त्र पुर्ण (वि०) आनन्द से ओतप्रोत (--णेः) 
परमात्मा,-- प्रभवः वीर्यं । 

आनन्दथु (वि०) [ आ--नन्द्‌ अथुच्‌ ] प्रसन्न, हर्षोत्फुल्ल, 
--थुः प्रसन्नता, हर्ष, सुख । 

आनन्दन (वि०) [ आ-{-नन्द्‌+-ल्युट्‌ ] सुखकर, प्रसन्न 
करने वाला,-नम्‌ 1. खुश करना, प्रसन्न करना 2 
प्रणाम करना 3. मित्र या अतिथियों के साथ, मिलने 
पर अथवा बिदा होते समय सभ्योचित व्यवहार, 
सौजन्य, झिष्टता । 


आनन्दमय (वि०) [ आनन्द --मयट्‌ ] 1. आनन्द से परि- 
पूर्ण, सुख या हर्ष सहित,--यः परमात्मा, "कोषः अन्त- 
स्तम आवरण या शरीर का परिधान । 

आनन्दिः [ आ +-नन्द्‌+-इन्‌ ] 1. हर्ष, प्रसन्नता 2. जिज्ञासा । 

आनन्दिन्‌ (वि०) [ आ+नन्द्‌+-णिनि ] 1. प्रसन्न, खुश 
2. सुखकर । 

आनतंः | आ-~-नृत्‌4-घञा ] 1. रंगमंच, नाट्यशाला, 
नाचघर 2. युद्ध, लड़ाई 3. देश का नाम ('सौराष्ट्र 
भी इसी देश का नाम हैं) । 

आनथेक्यम्‌ [अनर्थस्य भाव:- ष्यव्न ] 1. अनुपयुक्ता, 
निरर्थकता--श्रुत्यानथंक्यमितिचेत्‌--का त्या ०, आम्ना- 
यस्य किया्ंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌--जै० शा०2 
अयोग्यता । 

आनायः [आ-)-नी- घडा | जाल । 

आनायिन्‌ ( पुं) ) [ आनाय-+-इनि ] मछुवा, घीवर 
--आनायिभिस्तामपकृष्टनकाम्‌ -- रघु० १६५५, 
७ 

आनाय्य (वि०) [आ--नीनण्यत्‌, आयादेशः] निकट 
लाने के योग्य, --य्यः गार्हपत्याग्नि से ली हुई संस्कृत 
अग्नि ('दक्षिणाग्नि' भी कहलाती है) 


( १५० ) 


आनाहः [ आ+नह + घडा ] 1. बन्धन 2. मलावरोध 
कब्जे 3. लम्बाई (विशेषतः कपड़े की )। 

आनिल (वि०) (स्त्री०-ली) [अनिल--अण्‌] वायु से 
उत्पन्न, लः, आनिलिः हनुमान्‌, भीम । 

आनोल (वि०) [प्रा स०] हल्का काला या नीला,--लः 
काला घोड़ा । 

आनुकूलिक (वि०) (स्त्री ०--को) [अनुकूल +-ठक्‌] हित- 
कर, अनुरूप । 

आनुकूल्यम्‌ [अनुकूल -+-प्यञ्ञ | 1. हितकारिता, उपयुक्तता 
~ यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्घते ~ याज्ञ० १। 
७४, 2. कृपा, अनुग्रह । 

आनुगत्यम्‌ [अनुगत +-प्यञ्ञ्‌ ] जान-पहचान, परिचय । 

आनुगुष्यम्‌ [अनुगुण- ष्यञ्‌] हितकारिता, उपयुक्तता, 
अनुरूपता । 

आनुग्रामिक (वि०) (स्त्री०-की) [अनुग्राम+-ठञ्ञ्‌] 
देहाती, ग्रामीण, गँवार । 

आनुनासिक्यम्‌ [अनुनासिक-{-ष्यञ्ञ्‌ ] अनुनासिकता । 

आनुपदिक (वि०) (स्त्री ०--को) [अनुपद +-ठक्‌] अनुसरण 
करने बाला, पीछा करने वाला, पदचिह्ल या लीक 
के सहारे पीछा करने वाला, अध्ययन करने वाला ! 

आनुपुर्वेम्‌,-व्य-रबी [अनुपूवस्य भावः ष्यञ्‌, ततो वा डीपि 
य~लोपः] 1. क्रम, परम्परा, सिलसिला मनु० २।४१ 
2. (विधि में) वर्णो का नियमित क्रेम--षडानुपूर्व्या 
विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो5वरान्‌--मनु० ३1२३ । 

आनुपूर्व,--व्ये,-ण (अव्य०) एक के बाद दुसरा, ठीक क्रमा- 
नुसार । 

आनुमानिक (वि०) (स्त्री७--को) [अनुमान--ठक्‌] 1. 
उपसहार से सम्वन्ध रखने वाला 2. अनुमान प्राप्त, 
कम्‌ सांख्यों का 'प्रधान'-आनुमानिकमप्येकेषामिति 
चेन्न -ब्रह्म० । 

आनुयात्रिकः | अनुयात्रा+-ठक्‌] अनुयायी, सेवक, अनुचर । 

आनुरक्तिः [ आ-अन्‌ + रञ्ज्‌-4-क्तिन्‌ ] राग, स्नेह, 
अनुराग । 

आनुलोमिक (वि०) (स्त्री०--की ) 
1. नियमित, क्रमबद्ध 2. अनुकूल । 

आनुलोम्यम्‌ [ अनुलोम | प्यल्‌ ] 1. नैसगिक या सीधा 
क्रम, उपयुक्त व्यवस्था--आनुलोम्येन संभूता जात्या 
ज्ञेयास्त एव ते-मनु० १०५, १३ 2. नियमित 
सिलसिला या परंपरा 3. अनुकूलता । 

आनुवेश्यः [ अनुवेश--प्यडा, ] वह पड़ोसी जिसका घर 
अपने घर से एक छोड़कर हो --प्रातिवेश्यानुवेश्यो 
च कल्याणे विशति द्विजे--मनु० ८३९२ (इस पर 
कुल्लूक कहता हे :-निरन्तर गृहवासी प्रातिवेश्यः 
-तदनन्तरगृहवास्यानुबेश्यः}) यह शब्द 'अनुवेश्य' 
लिखा भी पाया जाता हूँ । 


[ अनुलोम--ठक्‌ ] 


आनुषड्धिक (वि०) (प्त्री ०--की) [अनुषङ्ग + ठक्‌ स्त्रियाँ 
डीप्‌ ] 1. संबद्ध, सहवर्ती 2. ध्वनित 3. अनिवार्य, 
आवश्यक 4. अप्रधान, गौण--असुभि: स्थास्नु यशदिचि- 
चीषतः "`ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌--कि० 
२।१९, अन्यतरस्यानुर्षाङ्गिकत्वेऽन्वाचयः- -सिद्धा० दे० 
'अन्वाचय' 5. संलग्न, शौकीन 6. आपेक्षिक, आनु- 
पातिक 7. (व्या०) अध्याहार्यं । 

आनूप (वि०) (प्त्री०--पौ) [ अनूपदेशे भवः--अण्‌ ] 


1. जलीय, दलदलीय, आद्रे 2. दलदल-भूमि में 
उत्पन्न, पः दलदली भूमि में घूमने बाला पशु 
(जैसे भैस) । 


आनृष्यम्‌ | अनृण--ष्यडा, ] ऋणपरिशोध, दायित्व 
निभाना, उऋणता, दे० अनृणता । 

आनृझंस-स्य (वि०) [ अनृशंस्‌+-अण्‌ (स्वार्थे) ष्यञ्ञ्‌ 
वा | मृदुः कृपालु, दयालु,--सं, स्यम्‌ 1. मुदुता 2. 
कृषा--मनु० १।१०१, ८।४११. 3. करुणा, दया, 
अनुकम्पा । 

आनंपुणम्‌-ण्यम्‌ [ अनिपुण-{- अणू, ष्यञ्ञ्‌ वा ] भद्दापन, 
जाड्य । 

आन्त (वि०) (स्त्री०--ती) [ अन्त--अण्‌ स्त्रियां डीप्‌ ] 
अन्तिम, अन्त का,--तम्‌ (अव्य०) पूर्णरूप से, 
अन्त तक । 

आन्तर (वि०) [आन्तर+-अण्‌] 1. आंतरिक, गुप्त. छिपा 
हुआ -उत्तर० ६।१२, मा० १।२४, 2. अन्तस्तम, 
अन्तर्वर्ती,--रम्‌ अन्तस्तम स्वभाव । 

आन्तरि (री)क्ष (वि०) (स्त्री०--क्षी) [अन्तरिक्ष-अण्‌ 
"स्त्रियां डीप्‌ ] 1. वायव्य, स्वर्गीय, दिव्य 2. वायु 
में उत्पन्न, -क्षम्‌ व्योम, पृथ्वी और आकाश के बीच 
का प्रदेश 1 

आन्तर्गणिक (वि०) (स्त्रीको) [ अन्तर्गण +- ठक्‌ ] 
सम्मिलित (जैसे श्रेणी में, सेना में) । 

आन्तर्यं हिक (वि०) (स्त्री०--की) [अन्त्गेह्‌+- ठक्‌ ] घर 
में रहने वाला, या घर में उत्पन्न । 

आन्तिका [ अन्तिका + अण्‌+-टाप्‌ ] बड़ी बहन । 

आन्दोल्‌ (म्वा० पर०) [ दोलयति, दोलित ] 1. झूलना, 
इधर से उधर या उधर से इधर स्पन्दन 2. हिलाना, 
कंपकंपाना । 

आन्दोलः [ आंञ-दोलू+-घञ््‌ ] 1. झूलना, झूला 2. 
हिलना डुलना । 

आन्दोलनम्‌ [आन्दोल्‌ +- ल्युट्‌] 1. झूलना 2. हिलना-डुळना, 
स्पंदन, कंपित होना; --कित्वासामरविन्दसुन्द रदुझां 
द्राक्‌ चामरान्दोलनात्‌ --उद्भट० 3. कांपना । 

आन्धसः [ अन्धस्‌+- अण्‌ ] माँड । 

आन्धसिकः [ अन्धस्‌ +-ठक्‌ ] रसोइया । 

आन्ध्यम्‌ | अन्ध+-ष्यञ्ग्‌ ] अंधापन । 


( १५१ ) 


आस्र (वि०) [ आ--अध--रन्‌ ] आंध्र देश की (जैसे 
कि भाषा) --प्रः (ब० व०) तेलुगू देश, वर्तमान 
तेलंगाना; दे० अंध्र। ह 

आन्वयिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अन्वय-+-ठक्‌ ] 
1. अच्छे कुल में उत्पन्न, सुजात, अभिजात 2. 
क्रमबद्ध । 

आन्वाहिक (वि०) (स्त्रॉं०--की) [अन्वह-+ ठडा.] प्रति- 
दिन होने वाला, प्रतिदिन किया जाने वाला-पर्ङक्ति 
चान्वाहिकीम्‌--मनु० ३३६७ । 

आन्वीक्षिकी [ अन्वीक्षा--ठज्य्‌ +-डौप्‌ ] 1. तर्क, तर्कशास्त्र 
2. आत्मविद्या- आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्सुख- 
दुखयो:, ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति; 
--काम० २।११, आन्वीक्षिकी श्रवणाय--मा० १, 
मनु० ७४३ । 

आप्‌ (स्वा० पर०) [ आप्नोति, आप्त | 1. प्राप्त करना, 
उपलब्ध करना, हासिल करना--पुत्रमेवं गृणोपेतं 
चक्रवतिनमाप्नुहि--श० १1१२, अनुद्योगेन तैलानि 
तिलेभ्यो नाप्तुमहंति--हि० प्र० ३०, शतं क्रतूनामप- 
विघ्नमाप सः--रघु० ३1३८, इसी प्रकार फलं, कीर्ति, 
सुखं आदि के साथ 2. पहुँचना, जाना, पकड़ लेना, 
मिलना-भट्टि ० ६1५९ 3. व्याप्त होना, जगह घेरना । 
4. भुगतना, कष्ट भोगना, कठिनाइयों का सामना 
करना--दिण्टान्तमाप्स्यति भवान्‌--रघु० ९।६९। 
अनुप्र --, 1. हासिल करना, प्राप्त करना, 2. पहुँचना, 
जाना, पकड़ लेना--गंगानदीमवुप्राप्ताः--महा०, 
3. आ पहुँचना, आना; अव--, 1. हासिल करना, 
प्राप्त करना, उपलब्ध करना--पुत्रं त्वमपि सम्राजं 
मेव पूरुमवाप्नुहि--श० ४।६, रघु० ३1३३, अवाप्तो- 
.ण्ठानाम्‌--मा० २।१२ 2. पहुँचना, पकड़ लेना, 
परि--, (प्रायः 'क्तान्त' रूप प्रयोग में आता है) 
1. समर्थ होना---पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभि- 
रक्षितम्‌ --भग० १।१०, मनु ० ११।७, 2. योग्य होना 
3. पूरा होना जैसा कि 'पर्याप्तकलः' और 'पर्याप्त- 
दक्षिणः में है 4. बचाना, रक्षा करना, परिरक्षण 
करना--इमां परीण्सुर्दजतिः--मालवि० ५1११, 5. 


काम तमाम करना, समाप्त करना, प्र--, 1. हासिल ड 


करना, प्राप्त करना, 2. जाना, पहुँचना-यथा महा- 
हद प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति -मनु० ११।२६४, 
रघु० १।४८, भट्टि १५।१०६ इसी प्रकार आश्रमं, 
नदों, वनम्‌ आदि के साथ 3. मिल जाना, पकड़ लेना 
भट्टि० ५।९६, प्राप्त, बि, 1. पूरी तरह से भर 
देना, व्याप्त हो जात्ता-श्रुतिविषययुणा या स्थिता व्याप्य 
ड्रिद्ववम ---३० १।१, इसी प्रकार विक्रम» ११, भग० 

, रघु० १८४०, भटटि० ७५६, सम्‌ू-- 1 
हासिल करना, प्राप्त करना, 2. समाप्त करना, पूरा 


(प्रिरणार्थक रूप भी) करना--यावतैषां समाप्येरन्‌ 
यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः--रघु० १७1१७, २४, समाप्य 
सान्ध्यं च विधि--२1२३ । 

'आपकर (वि०) (स्त्री०--री) [ अपकर--अण्‌, अज्ञ 
वा, स्त्रियां डीप्‌ ] अनिष्टकर, अमैत्रीपूर्ण, बुराई 
करने वाला । 

आपक्व (वि०)[आ¬-पच्‌+-क्त] अनपका, अघपक्रा--क्वमु 
चपाती, रोटी । 

आपगा [अपां समूह: आपम्‌, तेन गच्छति-सम्‌ +- ड | दरिया, 
नदी फेनायमानं पतिमापगानाम्‌--शि० ३।७२। 

आपगेयः [आपगा -ढक्‌] दरिया का पुत्र, भीष्म या कृष्ण 
की उपाधि । 

आपणः [आपणू -+-घञ_] मंडी, दुकान । 

आपणिक (वि०) (स्त्री०--को) [आपण्‌न-ठक्‌] 1. 
व्यापार या मंडी से सम्बन्ध रखने वाला, व्यापारिक 2. 
मंडी से प्राप्त किया हुआ,--कः दुकानदार, सौदागर, 
वितरक या विक्रेता । 

आपतनम्‌ [आ--पत्‌ +-ल्युट्‌] 1. निकट आना, टूट पड़ना 
2. घटित होना, घटना 3. प्राप्त करना 4. ज्ञान 
-—क्वचित्राकरणिकादर्थादङ्राकरणिकस्यार्थस्यापतनम्‌ 
--सा० द० १०, 5. नैसगिक क्रम, स्वाभाविक 
परिणाम । 

आपतिक (वि०) (स्त्री०--की) [आपत्‌ +- इकन्‌] आक- 
स्मिक, अदृष्ट, दैवी--कः बाज, श्येन । 

आपत्तिः (त्री) [आ¬ पदु--क्तिन्‌] 1. बदलना, परि- 
वतित होना 2. प्राप्त करना, उपलब्ध करना, हासिल 
करना 3. मुसीबत, संकट 4. (दशेन० में) अवांछित 
उपसंहार या अनिष्ट प्रसंग । 

आपद्‌ (स्त्री) [आ-+पद्‌-+ क्विप्‌] 1. संकट, मुसीबत, 
खतरा--दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ 
--रघु० १।६०, अविवेकः परमापदां पदम्‌---कि० , 
२।३०, १४--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव 
यान्त्यापदः --भतृं ० २९० । सम०-- कालः विपत्ति 
के दिन, कष्ट का समय,---गत,--ग्रस्त,--प्राप्त (वि०) 
1. मृसीवत में पड़ा हुआ 2. दुर्भाग्य-ग्रस्त, पीडित. 
--धर्मः अत्यन्त कष्ट या संकट के समय अनुमति 
दिय जाने योग्य आचरण या वृत्ति, या कोई कार्य 
विवि जो प्रायः किसी वर्ण या जाति के लिए उपयुक्त 
नहो। 

आपदा [आपद्‌ --टाप्‌] मुसीबत, संकट । 

आपनिकः [आ +-पन्‌+- इकन्‌] 1. पन्ना, नीलम 2. किरात 

या असभ्य व्यक्ति । 
आपन्न (भू० क० कृ०)[आ+-पद्‌ञ-क्त] 1. लब्ध, प्राप्त 
| -~जीविकापन्नः 2. गया हुआ, कम हुआ, ग्रस्त--कष्टां 
दशामापन्नोऽपि --भतृ० २।२९ उभी प्रकार दुःख? 


( १५२ ) 


पीडित, कष्टग्रस्त, कठिनाई में फँसा 


च 


सत्रेषु दीक्षिताः खलू पौरवा:-श० २! १६, मेघ० ५३। 


सम०--सत्त्वा गर्भवती, गभेगुर्वी, गर्भवती स्त्री---सम- 


मापन्नसच्वास्ता रेजुरापाण्डुरत्विषः--रघु० १९।५९ | 

आपमित्यक (वि०) [अपमित्य परिवत्यं नि्वृत्तम्‌-कक्‌] 
विनियम द्वारा प्राप्त--कम्‌ विनिमय द्वारा प्राप्त वस्तु 
या सम्पत्ति । 

आपराह्हिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [अपराहण--ठज्ज_] 
तीसरे पहर होने वाला । 

आपस्‌ (नपुं) [आप्‌ +- असुन्‌] 1. जरू--आपोभिर्माज॑न 
कृत्वा 2 पाप । 

आपातः [आ¬-पत्‌+-घञ्ञ्‌] 1. टूट पड़ना, गिर पड़ना, 
हमला करना, आ धमकना, उतरना--तदापातभया- 
त्पथि--कु० २।४५, गरुडापातविरिलिष्टमेघनादास्त्र- 
बन्धनः--रघु० १२।७६ 2. उतरना, गिरना, नीचे 
डालना 3. (क) वर्तमान क्षण या काल--आपातरम्या 
विषयाः पर्यन्तपरितापिनः कि० ११।१२, आपातसुरसे 
भोगे निमग्नाः कि न कुर्वते-सा० द० भामि० १ 
११५, मा० ५ (ख) प्रथम दर्शन--दे० 'आपाततः' 
4. घटित होना, प्रकट होना । 

आपाततः (अव्य०) [ आपात+-तसिल्‌ ] पहली निगाह मे, 
हमला करते ही, तुरंत । 

आपादः [ आ-+-पद्‌-घञ्ा ] 1. अवाप्ति, प्राप्ति 2. पारि- 
तोषिक, पारिश्रमिक । 

आपादनम्‌ [ आ1-पद्--णिच्‌- ल्युट्‌ ] पहुँचाना, प्रका- 
शित करना, झुकाव होना--द्रव्यस्य संख्यान्त रा- 
पादने--सिद्धा० । 


आपानम्‌ - नकस्‌ [ आ--पा+-ल्युट्‌ ] 1. मद्यपों की मंडली, 
पानगोष्ठी - मृच्छ० ८, आपाने पानकलिता दैवेनाभि- 
प्रणोदिता:-महा०, 2. मद्यशाला, मदिरालय-त्ताम्बू- 
लीनां दलैस्तत्र रचितापानभूमयः--रघु० ४।४२, कु० 
६।४२, आपानकमुत्सव:--का० ३२। 

आपालिः [ आ--पा¬-क्विप्‌ = आपा, तदर्थमलति--अल्‌ 
नाइन] जूं । 

आपोडः | आपीड्‌ --घञ्ञ्‌, अच्‌ वा ] 1. पीडा देना, 
चोट पहुँचाना 2. निचोड़ना, भींचना 3. कण्ठहार, 
माळा--चूडापीडकपालसङकुलगरन्मन्दाकिनीवारयः--. 
मा० १।२, 4. (अतः) मुकुटमणि तस्मिन्कुलापीडनिभे 
विपीडम्‌--रघु० १८।२९ मा० १।६, ७ । 

आपीन (भू० क० क्र) [आ-.-प्यै क्त ] बलवान्‌, मोटा, 
सबल,-नः कुआं,-आपीनोऽन्धुः-सिद्धा०,-नम्‌ ऐन, थन 
का अग्रभाग-आपीनभारोद्वहनप्रयत्नात्‌-रघु० २1१८ । 

आपूपिक (वि०) (स्त्री०- को) [ अपूप--ठक ] 1. 
अच्छे पुए बनाने वाला 2. जिसे पुए अधिक पंसंद हों, 
कः पूए बनाने वाला, हलवाई,--कम्‌ पूओं का ढेर । 


आपूप्यः [ अपूपाय साधु: बा० य, अपूप--ञ्य वा ] आटा । 

आपूरः [ आ--पृन-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रवाह, धारा, परिमाण 
~ स्वेदापूरो युवतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि-_शि० 
७।७४, 2. भरना, पूरा भरना । 

आपुरणम्‌ | आ--पृ+ल्युट्‌ ] भरना, भर कर पुरा करदेना, 
गर्ते कृतम्‌--पंच० १। ` 

आपूषम्‌ [ आ--पूष्‌+-घञ्च्‌ ] धातु की एक प्रकार (संभ- 
वतः टीन”) । 

आपृच्छा [ आ--प्रच्छ्‌+-अङ + टाप्‌ ] 1. समालाप 2. बिदा 
करना, 3. जिज्ञासा । 

आपोशानः [ आपसा जलेन अशानम्‌ इति--अश्‌न- 
आनच्‌ ] भोजन से पूर्वं और पश्चात्‌ आचमन करने के 
मंत्र ( क्रमझः--अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और 
अमृतापिधानमसि स्वाहा) याज्ञ० १।३१, १० ६,--ऱनम्‌ 
भोजन के लिए स्थान बनाना, तथा भोजन को ढक 
देना । 


आप्त (भू० क० कृ०) [ आप्‌--क्त ] 1. हासिल किया, 


प्राप्त किया, उपलब्ध किया--०काम:, शापः आदि 
2. पहुँचा हुआ, जा पकड़ा हुआ, 3. विश्वास योग्य, 
विश्वसनीय, प्रामाणिक (समाचार आदि), 4. विश्व- 
स्त, गोपनीय, निष्ठावान्‌ (पुरुष)-रघु० ३।१२,५।३९, 
5. घनिष्ट, सुपरिचित 6. तर्कसंगत, समझदारी से 
युक्त,-प्तः 1. विश्वासयोग्य, विश्वसनीय, योग्य व्यक्ति, 
विश्वस्त पुरुष या साधन,--आप्तः यथार्थवक्‍ता---तर्क 
सं०, 2. संबंधी, मित्र,--निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च 
घनदानुजः---रघु० १२।५२ कथमाप्तवर्योऽयं भवत्याः 
--मालवि० ५/> प्तम्‌ 1. लब्धि 2. आघातसाम्य । 
सम०--काम (वि०) 1. जिसने अपनी इच्छा पूर्ण 
करली हे 2. जिसने सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों 
का त्याग कर दिया है (--मः) परमात्मा,-गर्धा 
गर्भवती स्त्री,--बचनम्‌ किसी विश्वास योग्य या विश्व- 
स्त व्यक्ति के शब्द--रघु ० ११४२, १५।४८,--वाच्‌ 
विश्वास के योग्य, जिसके शब्द प्रामाणिक और विश्व- 
सनीय होते हैँ-परातिसन्धानमधीयते यैविद्येति ते सन्तु 
किलाप्तवाच:--श० ५।२५,(--स्त्री०) 1. किसी 
मित्र या विश्वसनीय पुरुष की सलाह 2. वेद, श्रुति, 
प्रामाणिक वचन (यह शब्द स्मृति इतिहास और 
पुराणों पर भी लागू होता है जो कि प्रामाणिक समझे 
जाते हैं) --आप्तवायनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का 
कथा--रघु० १०।२८, क्षुतिः (स्त्री) 1. बेद 2. 
स्मृतियाँ आदि ! 

आप्तिः (स्त्री ०} [ आप्‌ ‡-क्तिन्‌ ] 1. हासिल करना, प्राप्त 
करना, लाभ, अधिग्रहण 2. जा पहुँचना, (दुर्घटना में) 
ग्रस्त होना 3. योग्यता, अभिवृत्ति, औचित्य 4. सम्पूति, 
पूरा करना । 


( १५३ ) 


आध्य (वि०) [ अपाम्‌ इदम्‌ अण्‌, ततः स्वार्थे ष्यञ्ञ्‌ ] 
1. जलमय 2. [ आप्‌-ण्यत्‌ ] प्राप्त करने के योग्य, 
प्राप्य । 

आप्यान (भू० क० कृ०) [ आ+-प्याय्‌+-क्त ] 1. मोटा, 
बलवान्‌, हृष्टपुष्ट, ताकतवर 2. प्रसन्न, संतुष्ट,--नम्‌ 
1. प्रेम 2. वृद्धि, बढ़ना । . 

आप्यायनम्‌-ना [ आ+-प्याय+ल्युट्‌, युच्‌ वा ] 1. पूरा 
भरना, मोटा करना, 2. संतोष, तृप्ति--देवस्याप्यायना 
भवति--पंच० १, 3. आगे बढ्ना, पदोन्तति करना 4. 
मोटापा 5. बल-वर्घक औषधि । 


आप्रच्छनम्‌ [आ-प्रच्छ--ल्युट्‌] 1. बिदा करना, बिदा 
माँगना 2. स्वागत करना, सत्कार करना । 

आप्रपदीन (वि०) [आप्रपदं व्याप्नोति-ख| पैरों तक 
पहुँचनेवाला (वस्त्र आदि) । 

आप्लवः,--प्लवनम [आ+-प्ल्‌+-अप्‌, ल्युट्‌ वा] 1. स्नान 
करना, पानी म॑ डुबा देना 2. चारों ओर पानी का 
छिड़काव करना । सम०--श्रतिन या आप्लुतब्रतिन्‌ 
(पुं०) दीक्षित गृहस्य (जिसने ब्रह्मचयं अवस्था पार करके 
गार्हस्थ्य अवस्था में पदापर्ण किया है) तु० 'स्नातक' । 

आप्लावः [आ +-प्लू +-घञ्ञ्‌] 1. स्नान 2. छिड़काव 3. 
बाढ़, जल-प्लावन । 

आफूकम्‌ [ईषत्फूत्कार इव फेनोऽत्र-पृषो ०] अफीम । 

आबद्ध (भू० क० कृ०) [आ-+-बन्ध्‌+-क्त] 1. बाँधा हुआ, 
बघा हुआ 2. जमाया हुआ--रघु० १।४० 3. निमित, 
बना हुआ-आवद्धमंडला तापसपरिषद्‌--का० ४९, 
मंडलाकार बैठी हुई, 4. प्राप्त 5. बाधित,-द्धम्‌ ('डः 
भी) 1. बाँधना, जोड़ना 2. जूवा 3. आभूषण 4. स्नेह। 

आबन्ध:,--धनम्‌ | आ ¬-बन्ध्‌+- घञ, ल्युट्‌ वा] 1. बन्ध, 
बन्धान (आलं०) -प्रेमाबन्वविवधित--रत्न० ३।१८, 
अमरु ३८, 2. जूवे की रस्सी 3. आभूषण, सजावट 
4. स्नेह । 

आबहंः: [आ-- बह --घञअ[_] 1. फाड़ डालना, खींचकर 
बाहर निकालना 2. मारडालना । 

आबाधः [आ-|-बाघ्‌--घव्_] 1. कष्ट, चोट, तकलीफ, 
सताना, हानि--न प्राणाबाधमाचरेत्‌--मनु ० ४५४, 
५१,--धा 1. पीड़ा, दुःख 2. मानसिक वेदना, आधि । 

भाबुत्त==दे० आवृत्त । 

आबोधनम्‌ [आ--बुघ्‌ञ-ल्युट्‌] 1. ज्ञान, समझदारी 2. 
शिक्षण, सूचन । 

आद (वि०) (स्त्री०--ब्दी) [अब्द+-अण्‌] बादल संबंधी 
या बादल से उत्पन्न । 

आब्विक (वि०) (स्त्री०-की) [अब्द+-ठञा,, स्त्रियां डीप्‌] 
वार्षिक, सालाना-आब्दिकः करः-मनु० ७।१२९, ३।१। 

आभरणम्‌ [आ-†-भ्‌ +ल्युट्‌} 1 आभूषण, सजावट 
(आलं० } —-किमित्यपास्याभरणांनि यौवने घृतं त्वया 


२० 


वार्घकशोभि वल्कलम्‌ू--कु० ५1४४, प्रशमाभरणं 
पराक्रम:--कि० २1३२ 2. पालन पोषण करना । 

आभा [आ--भा--अड] 1. प्रकाश, चमक, कान्ति,-दीपाभां 
शलभा यथा-पंच० ४, 2. वर्ण, आभास, रूप 
--प्रशान्तमिव शुद्धाभम्‌--मनु० १२।२७ 3. सादृश्य, 
मिलना-जुळना--इन्हीं दो अर्थों को प्रकट करने के लिए 
येह शब्द प्रायः समास के अन्त में प्रयुक्त होता है---यम- 
दूताभम्‌ू--पंच० १।५८, मरुत्सलाभम्‌--रघु० २1१० 
4. प्रतिबिम्बित प्रतिमा, छाया, प्रतिबिम्ब 1 

आभाणकः [आ+-भण्‌ +-ण्वुल] कहावत, लोकोक्ति । 

आभाषः [आ--भाष्‌ञ-घञ्ञ्‌] 1. सम्बोधन 2. प्रस्तावना, 
भूमिका । ; 

आभाषणम्‌ [आभाष्‌ +-ल्युट्‌] 1. सम्बोधित करना, 
सम्बोधन 2. समालाप--सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुः 
--रघु० २५८ । 

आभासः [आ--भास्‌+अच्‌] 1. चमक, प्रकाश, कान्ति 
2. प्रतिबिम्ब-तत्राज्ञानं धिया नञ्येदाभासात्तु धटः 
स्फुरेत्‌-_वेदान्त, 3. (क) मिलना-जुलना, समानता 
(प्रायः समास के अन्त में) ---नभरच रुधिराभासम्‌ 
--रामा० (ख) आकृति, छायापुरुष-तत्साहसाभा- 
सम्‌- मा० २, सनकीपन की भांति दिखाई देता हैं, 
4. अवास्तिक या आभासी रूप (जैसा कि 'हेत्वाभास' 
में) 5. हेत्वाभास, तर्क का रूप दे० 'हेत्वाभास' 6. 
आशय, प्रयोजन । 

आभासु (स्व) र (वि०) 1. शानदार, उज्ज्वल,--रः 
६४ उपदेवताओं का समुदाय वाचक नाम । 

आभिचारिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभिचार--ठक | 

“ 1. जादू संबन्धी 2 अभिशापात्मक, अभिशापपूर्ण, 

-एकम्‌ अभिचार, इन्द्रजाल, जादू । 

आभिजन (वि०) (स्त्री० -- नी) [अभिजन-|-अण्‌, स्त्रियां 
डीप्‌ ] जन्म से संबन्ध रखने वाला, कुलसूचक (नाम 
आदि) --तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना--कु० १।२६, 
“जनम्‌ कुलीनता, उच्च कुल में जन्म । 

आभिजात्यम्‌ [ अभिजात--ष्यडा, ] 1. जन्म की श्रेष्ठता 
--रत्न० ३११८ 2. कुलीनता 3. पांडित्य 4. सौंदर्य । 

आभिधा [ अभिधा--अण्‌ | 1. ध्वनि, शब्द 2. नाम, 
वर्णन--दे० 'अभिधा' । 

आभिधानिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभिधान--ठक्‌ ] 
जो किसी शब्द-कोश में हो,--कः कोशकार । 

आभिमुख्यम्‌ [ अभिमुख+-ष्यञ्ञ्‌ ] किसी के संमुख होना 
नट ख्यं याति-सामना करने या मिलने के लिए जाता 
है 2. के सामने होना, आमने सामने--नींताभि- 
मुख्यं पुन:--रत्न० १।२, 3. अनुकूलता । 

आभिरूपकम्‌, आभिरूप्यम्‌ [ अभिरूप+-वुञ्ञ, ष्यव्य वा ] 
सौंदर्य, लावण्य । 


( १५४ 


आभिषेचनिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभिषेचन-- 
ठडा, | राजतिलक से संबन्ध रखने वाला-आभिषेव- 
निक यत्ते रामार्थमुपकल्पितम्‌--रामा०, महावी० ४। 

आभिहारिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभिहार--ठञ्ञ्‌ ] 
उपहार के रूप में देय,--कम्‌ भेंट, उपहार । 

आभौक्ष्ण्यम्‌ [ अभीक्ष्णस्य भावः-ष्यञञ्‌ | अनवरत 
आवृत्ति, बहुलमाभीक्ष्ण्ये--पा० ३।२।८१ । 

आभीरः | आ समन्तात्‌ भियं राति-रात-क तारा० ] ग्वाला, 
-आभीरवामनयनाहृतमानसाय दत्तं मनो यदुपते तदिदं 
गृहाण ---उद्भट 2. (ब० व०) एक देश तथा उसके 
निवासी,--री 1. ग्वाले की पत्नी 2. आभीरजाति की 
स्त्री । सम०--पल्लिः,- पल्ली (स्त्री ०),--पल्लिका 
ग्वालों का आवासस्थान, ग्वालों के रहने का गाँव । 

आभील (वि०) [ आभियं लाति ददाति-ला+-क ] 
भयानक, भीषण,--लम्‌ चोट, शारीरिक पीडा । 

आनुग्न (वि०) [ आ¬- भुज्‌ क्त ] कुछ मूड़ा हुआ या 
झुका हुआ । 

आभोगः [ आ--भुज्‌--घडा ] 1. घेरा, परिधि, विस्तार, 
विस्तारण (दीर्धीकरण), परिसर, पर्यावरण--अक- 
थितोऽपि ज्ञायत एव यथायमाभोगस्तपोवनस्येति - श० 
१, गगनाभोगः नभो विस्तार 2. लंबाई-चौड़ाई, 
परिमाण--गंडाभोगात्‌ --मेघ० ९२, विस्तृत गाल से 
3. प्रयत्न 4. साँप का विस्तृत फण (जिसे वरुण छतरी 


के रूप में प्रयुक्त करता हे) 5. उपभोग, तृप्ति-विष- | 


याभोगेषु नेवादर:--शान्ति० । 
आभ्यन्तर (वि०) (स्त्री) -रो) [ अभ्यन्तर-अण्‌ ] 
भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । है 
आभ्यवहारिक (वि०) (स्त्री०-की) [ अभ्यवहार-- 
ठक्‌ | भोज्य, खाने के योग्य (आहारादिक ) 
आभ्यासिक (वि०) (स्त्री० - को) [ अम्यास--ठक्‌ ] 1 
अम्यासजनित 2. अभ्यास करने वाला, दोहरान वाला 3 
निकटस्थ, पड़ौस में रहने वाला, संलग्न (आभ्याशिक) 
आम्युदथिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभ्युदय--ठक ] 
1. मङ्गलोन्मुख, समृद्धिजनक--अनाभ्युदयिकं श्रमणक- 
दर्शनम्‌--मृच्छ ० ८, 2. उन्नत, गौरवशाली, महत्त्वपूर्ण 
-"कम्‌ श्राद्ध या पितरों को भेट या उपहार, हषं 
का अवसर । 
आम्‌ (अव्य०) [अम्‌--णिचू--बा० हस्वाभाव:--ततः 
क्विप्‌ ] निम्नांकित भावनाओं को प्रकट करने वाला 
विस्मयादि द्योतक अव्यय--(क) अंगीकरण, स्वीकृति 
-“ओह--हाँ--आं कुर्मः--मालवि० १ (ख) 
प्रत्यास्मरण--आं ज्ञातम्‌--श० ३-- ओह - अव पता 
लगा (ग) निश्चयेन “निश्चय ही” 'अवद्य ही'-- आं 
चिरस्य खलु प्रतिबुद्धोऽस्मि (घ) उत्तर । 
आम (वि०) [ आम्यते ईषत्‌ पच्यते--आ¬-अम्‌ 


{कर्मणि | 


) 


घडा, --तारा० ] 1. कच्चा, अनपका, अपक्व (विप० 
'पक्व') आमान्तम्‌ ~ मनु० ४।२२३ 2. हरा, अपरि- 
पक्व 3. आवे में न पकाया हुआ (बेन आदि) 
अनपचा,--मः 1. रोग, बीमारी 2. अजीर्ण, कब्ज 
3. भूसी से अलग किया हुआ अनाज । सम०-- आशयः 
अनपचे भोजन का (पेट में) स्थान, उदर का ऊपरी 
भाग, पेट,-कुंभः कच्ची मिट्टी का घड़ा---हि० ४ 
६६,--गंधि (नपुं०) कच्चे मांस या शव के जलने 
की दुर्गंध,--ज्वर: एक प्रकार का बुखा र-- तु ०-स्वेद्य- 
मामज्वर प्राज्ञः कोऽभसा परिषिञ्चति--शि० २।५४ 
>त्वच्‌ (वि०) कोमल त्वचा वाला,--पात्रम्‌ बिना 
तपाया हुआ बतंन,--विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमि- 
वांभसि-मनु० ३।१७९,--रक्तम्‌ पेचिश,--- रस 
आमाशय में बनने वाला भोजन का अम्ल,-वातः क़ब्ज, 
न शूलः अजीर्ण की पीड़ा, गुर्दे का दर्द । 

आमञ्जु (वि०) | प्रा० स० ] प्रिय, मनोहर । 

आमंडः [प्रा० स०] एरंड का पौधा । 

आम (मा) नस्यम्‌ [ अमनस्‌+-ष्यञ््‌ | पीडा, शोक । 

आमन्त्रणम्‌-णा [ आ¬ मन्त्र+णिच्‌+-ल्युट्‌, युच्‌ वा ] 1 
संबोधित करना, बुलाना, आवाज देना 2. बिदा लेना, 
बिदा होना 3. अभिवादन 4. निमन्त्रण - अतित्द्यामन्त्र- 
णादृते-- याज्ञ० १।११२ 5. अनुमति 6. समालाप, 
--अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ 
सा० द० ६,7. संबोधन कारक । 

आमन्द्र (वि०) [ आ+-मन्द्ू-अच्‌ ] कुछ गम्भीर स्वर 
वाला, गड़गड़ाहट करने वाला--आमंद्राणां फलम- 
विकलं लप्स्यसे गरजितानां-मेघ० ३४,- न्द्रः जरा 
गंभीर स्वर, गड़गड़ाहट । 

आमयः | आ--मीञ-करणे अच्‌- तारा०, आमेन वा 
अय्यते इति आमयः ] 1. रोग, बीमारी, मनोव्यथा 

-दर्षामयः --महावी० ४।२२, आमवस्तु रतिराग- 

संभवः--रघु ० १९।४८, शि० २1१०, 2. हानि, क्षति। 

आमयाविन्‌ (वि०) [ आमय--विन्‌ नि० ] बीमार, मंदा- 
ग्निपीडित, अग्निमांद्य रोग से ग्रस्त, । 

आमरणान्त,-. तिक (वि०) (स्त्री०-- की) { प्रा० स० 
- आमरणे अन्तो यस्थ - ब० स० ] मृत्यु पर्यंत रहने 
वाला, आजीवन - -आभरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तरक्षण- 
भङगुराः --हि० १।११८, अन्योन्यस्याव्यभीचारी भवे- 
दामरणान्तिकः---मनु ० ९१०१, 

आमर्दः [आ¬ मृद्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. कुचलना, मसलना, निचो- 
- इना 2. विषम व्यवहार । 

आमर्शः [ आ {-मृश्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. स्पर्शं करना, रगड़ना 2. 
सलाह, परामर्श । 

आमषं:; षणम्‌ | आ ¦ मृप्‌ घय, ल्युट्‌ वा] क्रोध, 
कोप, असहनशीलता दे० 'अमर्ष' । 


( 


आमलकः,--की [आ--मल्‌--वुन्‌-स्त्रियां डीप्‌ ] आँवले 
का वृक्ष---कम्‌ आँवला (फल) ,-बद रामलका म्रदाडि- 
मानां--भामि० २८ | 

आमात्यः [ अमात्य--अण्‌ | मंत्री, 
अमात्य । 

आमानस्यम्‌ [ अमानस~-ष्यञ्ञ्‌ ] पीड़ा, शोक । 

आमिक्षा [ आमिष्यते सिच्यते--मिष्‌--सक्‌--तारा० | 
जमा हुआ दूध व छाछ, उबले और फटे दूध का 
मिश्रण, छेना । 


आमिषम्‌ [अम~-टिषच्‌, दीर्घश्च] 1. मांस-उपानयत्‌ पिड- 
मिवामिषस्य --रघु० २1६९ 2. (आलं०) शिकार, 
बलि, उपभोग्य वस्तु (राज्यम्‌) ---रन्ध्ान्वेषणदक्षाणां 
द्विषामामिषतां ययौ--रघु० १२।११ शिकार को गया, 
दश० १६४, 3. आहार, शिकार के लिए चारा 4. 
रिश्वत, 5. इच्छा, लालसा 6. उपभोग, सुखद और 
प्रिय वस्तु । 

आमीलनम्‌ [ आ+-मील्‌+-ल्युट्‌ ] आँखों का बन्द करना 
या मूंदना । 

आमुक्तिः (स्त्री) [ आ~-मुच्‌+-क्तिन्‌ ] पहनना, ध.रण 
करना (वस्त्र, कवचादिक) । 

आमुखम्‌ [ प्रा० स० | 1. आरंभ 2. (नाटकों में) प्राक्क- 
थन, प्रस्तावना (संस्कृत का प्रत्येक नाटक 'आमुख' से 
आरंभ होता है) सा० द० में दी गई परिभाषा--नटी 
विदूषको वाऽपि पारिपाश्वेक एव वा, सूत्रधारेण सहिताः 
संलापं यत्र कुर्वते । चित्रैर्वाक्य: स्वकार्योत्थैः प्रस्तुता- 
क्षेपिभिमिथः, आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि 
सा ॥ २८७ --खम (अव्य०) मुंह के सामने । 

आमुष्मिक (वि०) (स्त्रो०--को) परलोक से संबंध रखने 
वाला--आमुष्मिकं श्रेयः--सुश्रुत, नैवालोच्य गरीयसी- 
रपि चिरादामुष्मिकीर्यातनाः-सा० द०। 

आमुष्यायण (वि०)--णः (स्त्री ०--णी ) [ अमुष्य स्यात- 
स्यापत्यं नडा? फक्‌ अलुक्‌ ] सत्कुल में उत्पन्न, ऐसे 
उच्चवंशीय व्यक्ति का पुत्र या सुविख्यात कुल में 
उत्पन्न,--आमुष्यायणो वै त्वमसि-शत०, तदामुप्या- 
यणस्य तत्रभवतः सुगृहीतनाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्रः 
“+मा० १, महावी० १। 

आमोचनम्‌ | आ-+-मुच्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. ढीला करना, स्वतंत्र 
करना 2. उत्सर्जन, निकालना, सेवामुक्त करना 3. 
घारण करना, सांटना । 

आमोटनम्‌ [ आ-:-मुट्--ल्युट्‌ ] कुचलना--मा० ३। 

आमोदः [ आ-+मुद+घव्म_ | 1. हर्ष, प्रसन्नता, खुशी 2. 
सुगंध (व्यापी), सौरभ--आमोदमुपजिघ्न्तौ स्वनिः- 
श्वासानुकारिणम्‌ -रघु० १।४३ आमोदं कुसुमभवं 
मृदेव धत्ते मृद्गन्ध न हि कुसुमानि घारयन्ति-सुभाषित, 
शि० २।२०, मेघ० ३१ | 


परामशंदाता--दे० 


१५५ ) 


आमोदन (वि०) [ आ+-मुद्‌+-ल्युट्‌ ] खुश करने वाला 
प्रसन्न करने वाला-नम्‌ 1. खुशी, प्रसन्तता 2. 
सुगन्धित करना । ॥ 

आमोदिन्‌ (वि०) [ आ--मुदू--णिनि | 1. प्रसन्न, 2. 
सुगन्धित--भतुं० ११३५ । 

आमोषः | आ+ मुष्‌--घञा_ | चोरी, डाका । 

आमोषिन्‌ (पुं०) [ आ-+मुष्‌--णिति ] चोर । 

आम्नात (भू० क० कृ०) | आ.-म्ता--क्त | 1. विचार 
किया हुआ, सोचा हुआ, कथित-समौ हि शिष्टैराम्तातौ 
वर्त्स्यन्तावामयः स (शत्रुः) च-शि० २।१०, 2. अधीत, 
आवृत्त 3. प्रत्यास्मृत 4. परम्पराप्राप्त,-तम्‌ अध्ययन । 

आम्नानम्‌ [ आ-+-म्ना+-ल्युट्‌ ) 1. वेद या धर्म ग्रंथों का 
सस्वर पाठ या अध्ययन 2. उल्लेख, आवृत्ति ! 

आम्नायः [ आ+-म्नातघञ्म्‌ ] 1. (क) पुण्य-परम्परा 
(ख) अतः वेद, सांगोपांग वेद (ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
तथा आरण्यक सहित) -अधीती चतुर्ष्वाम्तायेषु--दद ० 
१२०, आम्नायवचन सत्यमित्ययं लोकसंग्रहः, आम्ना- 
येभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सर्वतोमुखाः। महा० 2. पर- 
म्परा प्राप्त प्रचलन, कुल या राष्ट्रीय प्रथाएँ 3. आदत्त 
सिद्धान्त, 4. परामर्श या शिक्षण । 

आम्बिकेयः | अम्बिका त-ढक्‌+- ] धृतराष्ट्र और कातिकेय 
की उपाधि । 


आम्भसिक (वि०) (स्त्री ०--की) जलीय,--कः मछली । 

आञ्जः [ अम्‌--रन्‌, दीघे: ] आम का वृक्ष--स्रम्‌ आम 
का फल । सम०--छूठः एक पहाड़का ताम--सानु- 
मानाम्रकूट:--मेघ० १७,- पेशी अमचूर, अमावट, 
--वणम्‌ आमों का बाग, अमराई--सोहमाम्रवर्ण 
छित्त्वा--रामा० । 

आञ्रातः [ आम्रं आम्ररसं अतति--अत्‌--अच्‌ तारा० ] 
1. अमरे का पेड,--तम्‌ -अमरे का फल (अमरा 
आम जैसा एक खट्टा फल होता है) । 

आस्रातकः [आम्रात-+-कन्‌ | 1. अमरे का वृक्ष 2. अमावट । 

आस्रेडनम्‌ | आ+- म्निड्‌ञ-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] पुनरुक्ति, शब्द 
या ध्वनि की आवृत्ति । 

आम्रेडितम्‌ [ आ--्रिड्‌+- णिच्‌-क्त ] 1. शब्द या ध्वनि 
की आवृत्ति 2. (व्या०) द्वित्व होना, (द्वित्व हुए शब्दों 
में से) दूसरा शब्द । 

आम्लः--म्ला [ आ सम्यक्‌ अम्लो रसो यस्य--ब० स० 
स्त्रियां टापू ] इमली का पेड--म्लम्‌ खटास, अम्लता । 

आम्लि (म्ली) का [आम्लन-कन्‌-+- टाप्‌, इत्वम्‌, पक्षे पृषो० 
दीर्घः] 1. इमली का वृक्ष 2. पेट की अम्लता (खटास) । 

आयः [आ--इर्स अच्‌, अय्‌-घङा वा] 1. पहुंचना, आ 
जाना 2. धनागम, घनाजेन (विप० 'व्यय') 3. आम- 
दनी, राजस्व, प्राप्त द्रव्य--ग्रामेषु स्वामिग्राह्यो भाग 
आयः-सिद्धा०, याज्ञ? १।३२२, ३२६, मृच्छ २।६, 


( १५६ ) 


मनु० ८४१९, आयाधिक व्ययं करोति---अपनी आम- | 


दनी से अधिक खर्चे करता है, 4. नफा, लाभ 5. 
अन्तःपुर का रक्षक । सम०--व्ययो (द्विश व०) आय 
और व्यय । 

आयःशूलिक (वि०) ( स्त्री०--की ) [ अयःशूल--ठक्‌ ] 
सक्रिय, परिश्रमी, अथक,--कः जो अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए सबल उपायों का सहारा लेता है 
(तीक्ष्णोपायेन यो$न्विच्छेत्त आयःशूलिको जनः) तु० 


काव्य० १०, अयःशूलेन अन्विच्छति इति आयः 
शूलिकः । 


आयत (भू० क० कृ०) [आर्नयम्‌--क्त] 1. लम्बा 
शतमध्यर्धं (योजनम्‌) आयता -महा० 2: विकीणं, 
अतिविस्तृत 3. बड़ा, विस्तृत, गम्भीर 4. खींचा हुआ, 
आकृष्ट 5. संयत, नियन्त्रित,--तः आयताकार (रेखा- 
गणित में) । सम०--अक्ष (वि०) (स्त्री०-क्षी) 
-ईक्षण,--नेत्र,--छोचन (वि०) बड़ी आंखों 
वाला,--अपांग (वि०) लम्बी कोर की आँखों वाला, 
--आयतिः (स्त्री०) दीघं निरतरता, बहुत देर बाद 
आने वाला भविष्य--शि० १४।५,--च्छदा केले का 
पौधा (पेड़), लेख (वि०) दीर्घवक्राकार-कु० १। 
४७,--स्तूः (१०) चारण, भाट । 

आयतनम्‌ [आयतन्तेऽत्र आयत्‌ +ल्युट्‌] 1. स्थान, आवास, 
घर, विश्रामस्थळ (आलं० भी) --शूलायतना:--मुद्रा० 
७, जल्लाद, स्नेहस्तदेकायतनं जगाम--कु० ७1५, 
उसमें केन्द्रित हो गया, रघु० ३1३६, सर्वाविनयाना- 
मेकैकमप्येषामायतनम्‌--का० १०३, (अतः) आश्रय, 
घर 2. यज्ञ अग्नि का स्थान, वेदी 3. पवित्र स्थान, 
पुण्यभूमि--जैसा कि -देवायतनं, महायतनम्‌ आदि 
में 4. मकान बनाने का स्थान । 

आयतिः (स्त्री) [आ--या--डति] 1. लम्बाई, ।वस्तार 
2. भावी समय, भविष्यत्‌, “भंग:--का० ४४--भूयसी 
तव यदायतायतिः - शि० १४।५, रहयत्यापदुपेतमा- 
यति:--कि० २1१४, 3. भावी फल या परिणाम 
-र्‍आर्यात सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌--मनु ० 
७।१७८, कि० १।१५, २।४३, 4. महिमा, प्रताप 5. 
हाथ फैलाना, स्वीकार करना, प्राप्त करना 6. कर्म 
~वथामित्रं धुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌-मनु० 
७२०८ (कर्मक्षमम्‌--कुल्लूक) 7. नियन्त्रण, (मन 
का) निग्रह्‌ । 

आयत्त (भू० क० कु०) [आ--यत्‌+-क्त] 1. अधीन, 
आश्रित, सहारा लिए हुए (अधि० के साथ या समास 
में) --दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌-वेणी० 
३।३३, भाग्यायत्तमतः परम्‌--श० ४1१६, 2. वश्य, 
विनीत । 

आयत्तिः (स्त्री ०) [आ¬-यत्‌+-क्तिन्‌]1. आश्रय, अधीनता 


2. स्नेह 3. सामर्थ्य, शक्ति 4. हद, सीमा 5. युक्ति, 
उपाय 6. महिमा, प्रताप 7. आचरण की स्थिरता। 

आयथातथ्यम्‌ [अयथातथ--ष्यञ्ञ्‌ | अयोग्यता, अनुपयुक्ता 
अनौचित्य==शि० २५६ । 

आयमनम्‌ [आ--यम्‌--ल्युट्‌] 1. लम्बाई, विस्तार.2. 
नियंत्रण, निग्रह 3. (घनुष की भांति) तानना 1 

आयल्लकः [आयन्निव लीयते अत्र ली--ड (बा०) संज्ञायां 
कन्‌] धेयं का अभाव, प्रबल लालसा । 

आयस (वि०) (स्त्री०-सो) [आयसो विकारः अण्‌] लौह 
निमित, लोहा घातुनिमित- आयसं दंडमेव वा--मनु ० 
८।३१४, सखि मा जल्प तवायसी रसज्ञा--भामि० 
२।५९,--सी कवच, बख्तर,--सम्‌ 1. लोहा, मूढं बुद्ध 
मिवात्मानं हेमीभूतमिवायसम्‌--कु० ६।५५, स चकर्ष 
परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ रघु० १७।६३, 2. लौह- 
निमित वस्तु 3. हथियार । 

आयस्त (भू० क० कृ०) [आ+यस्‌--क्त] 1. पीड़ित, 
दुःखी 2. चोट खाया हुआ 3. क्रुद्ध, नाराज 4. तीक्ष्ण । 

आयानम्‌ [आ)-या--ल्युट्‌] 1. आना, पहुँचना 2. न॑सगिक 
मनोभाव, स्वभाव । 

आयामः [आ-+-यम्‌ + घञ्‌ ] 1. लम्बाई--तिर्यगायामशोभी 
~ मेघ० ५७, 2. प्रसार, विस्तार--कि० ७।६, 3. 
फैलाना, विस्तार करना 4. निग्रह, नियंत्रण, रोकथाम 
--प्राणायामपरायणा:ः--भग ० ४२९, प्राणायामः परं 
तपः--मनु० २।८३ । 

आयामवत्‌ (वि०) [ आयाम-+-मतुप्‌ ] विस्तारित, लम्बा 
--विक्रमर १४, शि० ११।६५। 

आयासः [आयस्‌ +-घञ्ञ्‌] 1 प्रयत्न, प्रयास, कष्ट, 
कठिनाई, श्रम--बहुलायास--भग० १८२४, तु» 
'अनायास' 2. थकावट, थकन, स्नेहमूलानि दुःखानि 
देहजानि भयानि च, शोकहषा तथायासः सर्वेस्नेहात्‌ 
प्रवर्तते। महा०। 


आयासिन्‌ (वि०) [आ¬4-यस्‌य-णिनि] 1. परिश्रान्त, 
थका हुआ 2. प्रयास करने वाला, प्रबल उपयोग करने 
वाला-मनस्तु तद्भावदर्शनायासि श० २।१, ५।१। 
आयुक्त (भू० क० कृ०) [आ¬-युज्‌+-क्त] 1. नियुक्त, 
कार्यंभार-युक्त (संबं० या अघि०) भट्टिः ८1११५, 
2. सयुक्त, प्राप्त,-क्तः मंत्री, अभिकर्ता या कमिइनर । 
आयुधः -धम्‌--[आ--युघ्‌ +-घञ्ग्‌] हथियार, ढाल, शस्त्र 
(यह तीन प्रकार के है--(क) प्रहरण--खद्भादिक 
(ख) हस्तमुक्त-चक्रादिक (ग) यंत्रमुक्त--बाणा- 
दिक; --न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌--रघु० ३।६३। 
सम०--अ (आ ) गारम्‌ शस्त्रागार, हथियार गोदाम 
-अहमप्यायुधागारं प्रविश्यायुधसहायो भवामि-वेणी० 
१, मनु० ९।२८०,--जोविन्‌ (वि०) शस्त्रास्त्र से 
जीवन-निर्वाह करने वाला, (-पुं०) योद्धा, सिपाही । 


( १५७ ) 


आयुधिक (वि०) [आगुघ--ठडा.] शस्त्रास्त्रों से सम्बन्ध 
रखने वाला--कः सिपाही, सैनिक । 

आयुधिन्‌, आयुधोय (वि०) [आयुध-|-इनि छ वा] हथि- 
यारों को धारण करने वाला, (पुं०--थी)--धीयः, 
योद्धा । 

आयुष्मत्‌ (वि०) [आयुस्‌ + मतुप्‌] 1. जीवित, जीता 
हुआ 2. दीर्घायु (नाटकों में प्रायः वृद्ध पुरुष सत्कुलो- 
खूब व्यक्तियों को इसी नाम से सम्बोधित करते हैं; 
उदा० एक सारथि राजा को 'आयुष्मन्‌' कह कर 
सम्बोधित करता है; ब्राह्मण को भी अभिवादन करने 
के लिए इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता है-तु० 
मन्‌ ० ४।१२५,-आयुष्मन्‌, भव सौम्येति वाच्यो विप्रो- 
ऽभिवादने) । 

आयुष्य (वि०) [आयुस्‌+-यत्‌] लम्बा जीवन करने वाला, 
जीवनप्रद, जीवनसंघारक--इदं यशस्यमायुष्यमिदं निः 
श्रेयसं परम्‌-मनु० १।१०६, ३।१०६,-ष्यम्‌ जीवन 
प्रद शक्ति । 

आयुस्‌ (नपुं) [अआ¬-इ-- उस्‌] 1. जीवन, जीवनावघि 
= दीषर्मायुः--रघु० ९1६२, तक्षकेणापि दष्टस्य 
आयुर्मर्माणि रक्षति--हि० २।१६, शतायुर्व पुरुषः 
--ऐंत० 2. जीवन दायक शक्ति 3. आहार (वाक्य 
रचना में 'आयुस्‌' का अन्तिम 'स्‌' बदलकर अघोष 
व्यंजनों से पूर्व 'ष्‌' तथा घोष व्यंजनों से पूर्वे “र' बन 
जाता है) । सम०-कर (वि०) (स्त्री०-री) दीर्घ- 
जीवन करने वाला,--काम (वि०) दीर्घायु या स्वा- 
स्थ्य की कामना करने वाला, द्रव्यम्‌ 1. औषधि 
2. घी,--वृद्धिः (स्त्री०) लम्बा जीवन, दीर्घायु,--वेदः 
स्वास्थ्य या औषधि-विज्ञान-वेददृश,- वेदिक, 
--वेदिन्‌ (वि०) औषध से सम्बन्ध रखने वाला, 
(-पुं०) वैद्य, डाक्टर, शेषः जीवन का शेष भाग, 
°शेषतया~पंच० १।२, जीवन का ह्लास या अवसान, 
--स्तोमः (आयुष्टोमः) दीर्घायु पाने के लिए किया 
जाने वाला यज्ञ । 

आये (अव्य०) [ प्रा० स० ] स्नेहबोधक सम्बोधनात्मक 
अव्यय । 

आयोगः [आ--युज्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. नियुक्ति 2. क्रिया, कार्य- 
सम्पादन 3. पुष्पोपहार 4. समुद्रतट था नदी किनारा । 

आयोगवः | अयोगव +-अण्‌ ] शूद्र द्वारा वैश्य स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र (इसका व्यवसाय बढ़ईगिरी हे-तु० मनु० 
१०।४८) ,—बी इस जाति की स्त्री । 

आयोजनम्‌ [ आ+-युज्‌त-ल्युट्‌] 1. सम्मिलित होना 2. 
पकड़ना, ग्रहण करना 3. प्रयास, प्रयत्न । 

आयोधनम्‌ [ आ--युध्‌ +ल्युट ] 1. युद्ध, लड़ाई, संग्राम 
लाआयोधने कृष्णर्गात सहायं--रघु० ६।४२, आयोघ- 
नाग्रसरतां त्वयि वीर याते ५।७१, 2. युद्धभूमि । 


आरः--रम्‌ [ आ-+-ऋ--घज्ण ] 1. पीतल 2. अशोधित 
लोहा 3. कोण, किनारा,--रः 1. मंगल ग्रह 2. झनि- 
ग्रह, रा 1. मोची की रांपी, 2. चाकू, क्षत-श्चलाका । 
सम०--कूटः,--टम्‌ पीतल, उत्तर० ५।१४। 

आरक्ष (वि०) [आ+-रक्ष+अच्‌ ] परिरक्षित,-क्षः, 
“जता 1. प्ररक्षण, परिरक्षण, रक्षक (पहरेदार, 
सन्तरी) --आरक्षे मध्यमे स्थितान्‌-रामा०, शा० 
३।५, मनु० ३।२०४ 2. हाथी की कुंभसंघि, 3. 
सेना । 

आरक्ष (क्षि) क (वि०) [ आ--रक्ष्‌ +ण्बुल, आरक्ष + 
ठडा, वा | 1. पहरेदार, सन्तरी 2. देहाती या पुलिस 
का दण्डाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) । 

आरटः | आ+-रट्‌+-अच्‌ ] नट, नाटक का पात्र । 

आरणिः [ आ+-ऋ+-अनि ] भंवर, जलावते । 

आरभ्य (वि०) (स्त्री --ण्या,--ण्यी) [ अरण्य+- अण्‌, 
स्त्रियां टापू, डीप्‌ वा ] जंगली, जंगल में उत्पन्न । 

आरण्यक (वि०) | अरण्य+-वुञ्ञ्‌ ] वन संबंधी, वन में 
उत्पन्न, जंगली, जंगल में उत्पन्न,--कः जंगल में रहने 
वाला, जंगली, वनवासी,-तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्या- 
रण्यका हि नः--श° २1१३,--कम्‌ आरण्यक ग्रंथ, 
(यह ब्राह्मणग्रंथों से संबद्ध धाभिक तथा दार्शनिक 
रचनाओं का एक समुदाय हू जो या तो जंगल में रचे 
गये हैं या वहाँ उनका अध्ययन किया गया है) 
~-अरण्येऽनूच्यमानत्वात्‌ आरण्यकम्‌-बृहदा०, अरण्ये- 
ऽध्ययनादेव आरण्यकमुदाहृतम्‌ । 

आरतिः (स्त्री०) [ आ~-रम्‌+-क्तिन्‌ ] 1. विराम, रोक 
2. प्रतिमा के सामने दीप-दान, या कपूर-दीपक धुमाना, 
आरती उतारना । 


आरनालम्‌ [ आ--ऋ--अचू, नल्‌ +-घञ्ञ्‌ आरो नालो 
गंधो यस्य ब० स० ] मांड, चावल का पसाव । 

आरब्धिः (स्त्री) [ आ~-रभ्‌==क्तिन्‌ ] आरम्भ, शुरु । 

आरभटः [ आरभ्‌ +अट ] उपक्रमशील या साहसी पुरुष, 
“ण्ठः--टो दिलेरी, विश्‍वास,--टी 1. नाट्यकला की 
शाखा, दे० सा० द० ४२० तथा आगे 2. साहित्य की 
एक शैली 3. विशेष नृत्यशैली । 

आरम्भः | आ-रभ्‌+-घञ्ञ्‌ मुम्‌ च | 1. आरम्भ, शुरू; 
"उपायः प्रारंभिक योजना - नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रे- 
नायाजिनेच्छाम्‌ मेघ० ९९, 2. प्रस्तावना 3. कार्य, 
व्यवसाय, कृत्य, काम--आगमैः सदृशारंभः--रघु० 
१११५, ७।८१, भग० १२1१६, 4. त्वरा, वेग 5. प्रयास, 
प्रयत्न-भग०१४।१२, 6. दृश्य, कर्म --चित्रापितारम्भ 
इवावतस्थे-रघु० २।३१, 7. मार डालना, हत्या 
करना । 

आरम्भणम्‌ { आ+-रभ्‌+-ल्युट्‌ मुम्‌ च] 1. काबू में करना, 
पकड़ना 2. पकड़ने का स्थान, दस्ता, बींटा । 


( १५८ ) 


आर (रा) वः [ आ--रु--अपू, घडा, वा ] 1. आवाज | आरेकः [आ--रिच्‌--घव्य_] 1. रिक्त करना, 2. संकुचित 


2. चिल्लाना, गुर्राना । 

आरस्यम्‌ [ अरस--ष्यडा ] नीरसता, स्वादहीनता । 

आरा=दे० 'आर' के नीचे ! 

आरात्‌ (अव्य) [ आ--रा बा० आति--तारा० 'आर' 
का अपा० ए० व० | 1. निकट, के पास (अपा० 
साथ या स्वतंत्र) -तमर्च्यमारादभिवतंमानं--रघु० २। 
१०, ५।३ 2. से दूर, (कमं० के साथ--इन दोनों 
अर्थो में) शि० ३।३१, दूर, दूरस्थ 3. फासले पर, 
दूरी से उत्तर० २।२४। 

आरातिः [ आ+ रा--क्तिच्‌ ] शत्र । 

आरातीय (वि०) [आरात्‌ + छ] 1. निकट. आसन्न 2. दूर.का। 

आरात्रिकम्‌ [ अरात्रावपि नि्वृत्तम्‌--ठञ्ञ्‌ ] 1. रात के 
समय भगवान्‌ की मूत्ति के सामने आरती उतारना 
~-सर्वेषु चाङ्गेपु च सप्तवारान्‌ आरात्रिकं भक्तजनस्तु 
कुर्यात्‌ 2. आरती उतारने का दीपक--शिरसि निहित- 
भारं पात्रमारात्रिकस्य अमयति मयि भूयस्ते कृयाद्रं 
कटाक्षः--शंक र । 

आराघनम्‌ [ आ--राघ्‌--ल्युट्‌ ] 1. प्रसन्नता, सन्तोष, 
सेवा (खातिर)-येषामाराधनाय-उत्तर० १, यदि वा 
जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे 
व्यथा--१।१२ 2. सेवा, पूजन उपासना, अर्चना, 
(देवता की), - आराधनायास्य सखीसमेताम्‌--कु० 
१।५८, भग० ७1२२ 3. प्रसन्न करने के उपाय--इदं 
तु ते भक्तिनञ्रं सतामाराघनं वपुः--कु० ६।७३ 4. 
सम्मान करना, आदर करना--उत्तर० ४।१७ 5. 
पकाना 6. पूति, दायित्व निभाना, निष्पत्ति,--ना सेवा, 
--मी (देवता की) पुजा, उपासना, अर्चना । 

आराधयितू (वि०) [आ-~-राध्‌न-णिच्‌+-तुच्‌] उपासक, 
विनम्र सेवक, पूजक । 

आराम: [आ+-रम्‌+-घञ्ञ्‌] 1. खुशी, प्रसन्नता--इन्द्रिया- 
रामः-भग० ३।१६, आत्मा रामाः वेणी ० १३ १, एका- 
राम--याज्ञ ३।५८ 2. बाग, उद्यान--प्रियारामा हि 
वैदेह्मासीत्‌-उत्तर० २, आरामाधिपतिविवेकविकलः 
--भामि० १।३१. 

आरामिकः [आराम-+ठक्‌ | माली । 

आरालिकः [अराल-|-ठक्‌ | रसोइया । 

आरुः [ऋ-उण्‌] 1. सुअर 2. केंकड़ा । 

आरू (वि०) [ऋत-ऊ+-णित्‌] भूरे रंग का । 

आरूढ (भू० क० कृ०) [(आ--रुह क्त] सवार, चढ़ा 
हुआ, ऊपर बैठा हुआ --आरूढो वृक्षो भवता - सिद्धा ० 
प्रायः कर्तृवाच्य म॑ प्रयृक्त-आरूढ़मद्रीन्‌-रषु० ६1७७ । 

आरूढः (स्त्री ० )[आ~-रुह्‌+-क्तिन्‌] चढाव, ऊपर उठना, 
उन्नयन (आलं० व शा०)--अत्यारूढिभेवति महता- 
मप्यपश्रंशनिष्ठा--श० ४, ५१ । 


करना । 

आरेचित [आ¬-रिच्‌+-णिच्‌--क्त्‌] भींची हुई या सिकोड़ी 
हुई (आँख की भौहें) । 

आरोग्यम्‌ [अरोग--ष्यञ््‌] अच्छा स्वास्थ्य । 

आरोप: [आ+ रुह. +णिच्‌+ घञ्न, पुकागमः] 1. एक वस्तु 
के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करना---वस्तु- 
म्यवस्त्वा रोपोऽघ्यारोपः--वे० सू०, गले मढ़ना 
-_दोषारोपो गुणेष्वपि--अमर० 2. मान लेना (जैसा 
कि “सारोपा लक्षणा' में) 3. अध्यारोपण 4. बोझा 
लादना, दोषारोपण करता, इलाम लगाना । 

आरोपणम्‌ [आ--स्ह--णिंचू- ल्युट्‌, पुकागमः] 1. ऊपर 
रखना या जमाना, रखना--आर्द्राक्षिता रोपणमन्वमूताम्‌ 
रघु० ७२०, कु० ७।२८ (आलं) संस्थापन, जमा 
देना--अधिकारारोपणम्‌--नु० ३, 2. पौधा लगाना, 
3. धनुष पर चिल्ला चढ़ाना । 

आरोहः [आ-रुह्‌-घञ्‌] 1. चढ़ने वाला, सवार, जेसा 
कि 'अश्वारोह' तथा 'स्यंदनारोह' 2. चढाव, ऊपर 
जाना, सवारी करना 3. ऊपर उठी हुई जगह, उभार, 
ऊँचाई 4. हेकड़ी, घमंड 5. पहाड, ढेर 6. स्त्री की 
छाती, नितम्ब,-सा रामा न वरारोहा--उद्धूट, आरो- 
हैनिबिडबृहन्नितम्बबिबे:--शि० ८।८, 7. लम्बाई, 8. 
एक प्रकार की माप 9. खान । 

आरोहकः [ आ--रुहू “"ण्वुल्‌ ] सवार, चालक (हाँकने 
वाला) 

आरोहणम्‌ [आ+-रुह +ल्युट्‌] 1. सवार होने, ऊपर चढ्ने 
या उदय होने की क्रिया-आरोहणार्थ नवयौवनेन 
कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ --कु० १।३९, 2. (घोड़े 
की) सवारी करना 3. जीना, सीढ़ी । 

आकिः [अकंस्यापत्यम्‌--इञ्ग,] अकं का पुत्र, यम की 
उपाधि, शनि ग्रह, कर्ण, सुग्रीव, वैवस्वत मनु 

आक्षं (वि०) (स्त्री०-क्षो) [ऋक्षञ-अण्‌] तारकीय, तारों 
द्वारा व्यवस्थित अथवा तारों से सम्बद्ध । 

आर्घा [आ~-अर्घ+-अच्‌+-टाप्‌] एक प्रकार की पीली 
मधु-मक्खी । 

आध्येम्‌ [आर्घा--यत्‌] जंगली शहद । 

आचे (वि०) (स्त्री०-्चो) [अर्चा अस्त्यस्य ण] भक्त, पूजा 
करने वाला, पुण्यात्मा । 

आचिक (वि०) (स्त्री०-की) [ऋच्‌+-ठञ् ] ऋग्वेद संबंधी, 
या ऋग्वेद की व्याख्या करने वाला,--कम्‌ सामवेद का 
विशेषण । 

आर्जवम्‌ [ऋजु+-अण्‌] 1. सरलता 2. स्पष्टवादिता, सद्व- 
ताव, खरापन, ईमानदारी, निष्कपटता, उदारहूदय 
होना--अहिसा क्षान्तिराजेवं-भग० १३।७, क्षेत्रमार्ज - 
वेस्य--का० ४५-3. सादगी, विनम्रता । 


( १५९ ) 


आर्जुनिः [अर्जुनस्यापत्यमू-इव्न ] अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु ! 

आतं (वि०) [आ+ ऋ-क्त] 1. कष्ट प्राप्त, उपहत, 
पीडित, प्राय: समास में --कामाते, क्षुधार्ते, तृषां, 
आदि 2. बीमार, रोगी-आर्तस्य यथौषधम्‌ --रघु० 
१।२८, मनु० ४२३६ 3. दुःखित, कष्टप्राप्त, संकट- 
ग्रस्त, अत्याचार-पीडित, अप्रसन्त--आर्तत्राणाय व: 
शस्त्र न प्रहर्तुमचागसि--श० ११११, रघु० २।२८, 
८।३१, १२।१०, ३२ । सम०--नादः,--ध्वनिः 
-स्वरः द्देभरी आवाज, बन्धुः, साधुः दुःखियों 
का मित्र । 

आतव (वि०) (स्त्री ०-बा,--वी) [ऋतुरस्य प्राप्त:-अण्‌] 
1. ऋतु के अनुरूप ऋतुसम्बंबी, मौसमी--अभिभूय 
विभूतिमार्तवीम्‌ - रघु० ८1३६, कु० ४६८, वसन्त- 
कालोन---रघृ० ९1२८, 2. मासिक स्राव सम्बन्धी, 
"व: बर्षे का अनुभाग, वर्ष--वी घोड़ी---वम्‌ 1 
(स्त्रियों का) मासिक ख्राव--नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि 
स्त्रियमार्तवदर्शने --मनु० ४।४०, ३।४८ 2. मासिक- 
स्राव के पश्चात्‌ गर्भाधान के लिए उपयुक्त दिन 3. 
फूल । 

आतंवेयी रजस्वला स्त्रो । 

आतिः (स्त्री०) [आ--ऋन-क्तिन्‌] 1. दुःख, कष्ट, व्यथा 
पीड़ा, क्षति (शारीरिक या मानसिक )-आति न पश्यसि 
पुरूरवसस्तदर्थे-विक्रम० २।१६, आपन्नातिप्रशमनफलाः 
सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌--मेघ० ५३ 2. मानसिक वेदना, 
दारुण दुःख .-उत्कण्ठाति-अमरु ३९, 3. बीमारी, रोग 
4. घनुष की नोक 5. विनाश, विध्वंस । 

आत्विजीन (वि०)(स्त्री०-नी) [ऋत्विजं तत्कर्मार्हति खडा] 
ऋत्विज्‌ के पद के उपयुक्त 1 

आत्विज्यम्‌ [ऋत्विज्‌ +-ष्यञा ] ऋत्विज्‌ का पद, मर्यादा । 

आर्थ (वि०) (स्त्री०-र्थी) 1. किसी वस्तु या पदार्थ से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. अर्थ सम्बन्धी, अर्थाश्रित, 
(विप० झाब्द) आर्थी उपमा आदि । 

आथिक (वि०) (स्त्री ०-की) [अर्थ--ठक्‌] 1. सार्थक 2. 
बुद्धिमान्‌ 3. धनवान्‌ 4. तथ्यपूर्ण, वास्तविक । 

आद्रे (वि०) [अदं +-रक्‌ दीर्घश्च] 1. गोला, नमीदार, 
तीला - तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिले:--मेघ० ८०, ४३, 2 
अशुप्क, हरा, रसीला 3. ताजा, नया--कामीवाद्र!. 
परावः--अमरु २, कान्तमार्द्रापराधम्‌--मालवि० ३। 
१२, 4. मुदु, कोमल -प्रायः स्नेह, दया, तथा करुणा 
जैसे शब्दों के साथ क्रमशः “खिला हुआ” “पसीजा 

" “पिघला हुआ” अर्थ प्रकट करता हैँ--स्नेहाद्रे- 

हृदय--दया से पिघले.हुए दिल वाला,-र्द्रा छठा 
नक्षत्र सम०-- काष्ठम्‌ हरी लकड़ी, पृष्ठ(वि०) 
सींचा हुआ, विश्रांत किया हुआ --आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां 
वाजिन:--श० १,--शाकं ताजा अदरक । 


आरद्रेकम्‌ [आर्द्रा --वुन्‌| हरा अदरक, गीला अदरक । 
आद्रेयति (ना० धा०-पर०) गीला करना, तर करना 
भर्तुँ २५१ । 
आर्ध (वि०) [अर्थ +अण्‌] (समास के आरम्भ में ही 
प्रयुक्त) आधा । सम०-धातुक (वि०) (स्त्रो०~की) 
(व्या० में) आधी थातुओं में लागू होने वाला, 
(कम्‌) आर्धधातुक छः गणों से सम्बन्ध रखने 
वाली विभक्तियाँ व प्रत्यय (विप० “सा्वधातुक ) 
-+मासिक (वि०) (स्त्री०-ही) आधे महीने रहने 
वाला । हि 
आधिक (वि०) (स्त्री ०-की) [ अर्ध+ठक्‌ ] आधे का 
साझीदार, आधे से संबंध रखने वाळा,-- कः जो आधी 
फसल के लिए खेत जोतता हूँ, वैश्य स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान जिसका पालन-पोषण ब्राह्मण के द्वारा होता है, 
दे० उद्धरण, 'अधिक' के नीचे । 
आयं (वि०) [ ऋ¬-प्यत्‌ ] 1. आर्यन, या अर्य के योग्य 
2. योग्य, आदरणीय, सम्माननीय, कुलीन, उच्चपदस्थ 
-~ यदार्यमस्यामभिलाषि मे मन:-श० १।२२, यह शब्द 
प्रायः नाटकोपयोगी भाषा में सम्मान सूचक विशेषण 
के रूप यें प्रयुक्त होता है, संबोधन की आदरपूर्ण पद्धति 
हे, आर्य सम्माननीय या आदरणीय श्रीमान्‌ जी । आयें 
आदरणीय या सम्माननीय श्रीमती जी। लोगों को 
संबोधित करने के लिए 'आर्य' शाब्द के प्रयोग के 
निम्नांकित नियम हैँ-- (क) वाच्यो नटीसूत्रघा रावार्यं 
नाम्ना परस्परम्‌ (ख) वयस्येत्युत्तमैर्वाच्यो मध्यैरार्येति 
चाग्रजः (ग) (वक्तव्यो) अमात्य आर्येति चेतरैः (घ) 
स्वेच्छया नामभिविप्रैविप्र आर्येति चेतरैः--सा० द० 
४३१, 3. अत्युत्कृष्ट, मनोहर, श्रेष्ठ, येः 1. ईरान के 
लोग, हिन्दूजाति जो अनाय, दस्यु तथा दास से भिन्न 
हूँ । 2. जो अपने देश के नियम तथा धर्म के प्रति निष्ठा- 
वान्‌ है--कर्तव्यमाच रन्‌ कार्यमकतंव्यमनाच रन्‌, तिष्ठति 
प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः । 3. पहले तीन 
वर्णं (विप० शूद्र) 4. सम्माननीय या आदरणीय पुरुष 
प्रतिष्ठित व्यक्ति 5. सत्कुलोत्पन्न पुरुष 6. सच्चरित्र 
पुरुष 7. स्वामी, मालिक 8. गुरु, अध्यापक 9. मित्र 
10. वैश्य 11. इवसुर (जैसा कि “आर्यपुत्र में) 12 
बुद्धभगवान्‌,--र्या 1. पार्वती 2. इवश्रू 3. आदरणीय 
महिला 4. छन्द, दे० परिशिष्ट । सम ०--आवते: श्रेष्ठ 
और उत्तम (आर्य) लोगों का आवास, विशेषतः वह 
भूमि जो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैी हुई हैं 
तथा जिसके उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में विन्ध्य 
पर्वत है - तु० मनु० २।२२, आसमुद्रात्तु वै पूर्वादास- 
मुद्राच्च पश्चिमात्‌, तयोरेवान्तरं गिर्यो: (हिमविध्ययो: ) 
आर्यावर्तं विदुर्बुधाः । १०।३४ भी गृह्य (वि०) 1 
श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मानित, श्रेष्ठ पुरुषों का मित्र, सम्मा- 


( १६० ) 


ननीय व्यक्तियों के पास जिसकी पहुंच अनायास होती 

है,--तमायंगृह्य निभृहीतधेनु:-- रघु० २।३३, 2. आद- 
रणीय, भद्र,-- देश: वह देश जहाँ आर्य लोग बसे हुए 
हैं,--पुत्र: 1. सम्माननीय व्यक्ति का बेटा 2. आध्या- 
त्मिक गुरु का पुत्र 3. बड़े भाई के पुत्र का सम्मान 
सूचक पद, पत्नी का पति के लिए तथा सेनापति का 
राजा के लिए सम्मानसूचक पद 4. श्‍वसुर का पुत्र 
अर्थात्‌ पति (प्रत्येक नाटक में, बहुघा संबोधन के रूप 
में, अन्तिम दो अर्थों के लिए प्रयुक्त), प्राय (वि०) 
1. जहाँ आये लोग बसे हों 2. जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति 
रहते हों,--मिश्र (वि०) आदरणीय, योग्य, पूज्य 
(--श्रः) सज्जनपुरुष, गौरवशाली पुरुष, (ब० व०) 
1. योग्य और आदरणीय व्यक्ति, सभ्य या सम्माननीय 
व्यक्ति--आर्य मिश्रान्‌ विज्ञापयामि--विक्रम० १, 2. 
श्रद्धेय, मान्यवर (आदरयुक्त संबोधन) --नन्वार्यमिश्र: 
प्रथममेव आज्ञप्तम्‌--श० १,--लिगिन्‌ (पुं) पाखंडी 
--बृत्त (वि०) सदाचारी, भद्र--रघु० १४॥५५--वेश 
(वि०) अच्छी वेशभूषा में, आदरणीय वेश घारण 
किये हुए,--सत्यम्‌ अत्युत्कृष्ट और अलौकिक सत्य 
--हुद्य (वि०) जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को रुचिकर हो । 

आर्यकः [ आये--स्वार्थे कन्‌ ] 1. सम्माननीय या आदरणीय 
पुरुष, 2. बाबा, दादा । 

आयका, आयिका [आर्या-+ कन्‌ हुस्वः, पक्षे इत्वम ] आद- 
रणीय महिला । 

आर्ष (वि०) (स्त्री०--र्षी) [ ऋषेरिदम्‌- अणू ] 1. 
केवल ऋषि द्वारा प्रयुक्त, ऋषिसंबंघी, आर्ष, वेदिक 
(विप० 'लौकिक या श्रेण्य') - आर्ष: प्रयोगः, संबुद्धो 
शाकल्यस्येतावनाषे - सिद्धा ० 2. पवित्र, पावन; अति- 
मानव,-- बः विवाह का एक प्रकार, आठभेदों में से 
विवाह का एक भेद जिसमें दुलहिन का पिता वर 
महोदय से एक या दो जोड़ी गाय प्राप्त करता है-- 
आदायाषंस्तु गोद्वयम्‌ -याज्ञ० १५९, मनु० ९1१९६, 
विवाह के आठ प्रकारों के नामों के लिए दे० 'उद्वाह' 
-ण््षेम्‌ पावन पाठ, वेद । 

आषेभ्यः [ ऋषभ-+- ञ्य ] बछडा: जो पर्याप्त बड़ा हो गया 
हो, काम में लाया जा सके या सांझ बनाकर छोड़ा 
जा सके । 


आर्षेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ ऋषि+-ढक्‌ ] 1. ऋषि 
से संबंध रखने वाला 2. योग्य, महानुभाव, आदरणीय । 

आहेत (वि०) (स्त्री०-ती) [ अहंत्‌-+-अण्‌ } जैनधर्म 
के सिद्धांतों से संबंध रखने वाला,--तः जैन, जैनघमं 
का अनुयायी, तम्‌ जैनधर्म के सिद्धान्त । 

आहहँन्ती,-- न्त्यम्‌ [ अहंत्‌+-ष्यञ्ञ, नुम्‌ च ] योग्यता । 

आलः--लम्‌ [ आ-|-अल्‌†-अच्‌ | 1. अंडों का ढेर, मछली 
आदि के अंडे, 2. पीला संखिया । 


[ अलगर्द ‡-अण्‌ ] पनिया साँप । 

आलभनम्‌ [ आ+-लम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. पकड़ना, कब्जा करना 
2. छूना 3. मार डालना । 

आलम्बः [ आ¬-लम्ब्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. आश्रय 2. थूनौ, टेक 
(जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होकर विश्राम करता है) 
इह हि पततां नास्त्यालंबो न चापि निवर्तनम्‌ 
>>शा० ३।२, 3. सहारा, रक्षा--तवालम्बादम्ब 
स्फुरदलघुगर्वेण सहसा--जग० 4. आशय । 


आलम्बनम्‌ [ आ+ लम्ब्‌--ल्युट्‌ ] 1. आश्रय, 2. सहारा, 
थूनी, टेक-कि० २1१३, सहारा देते हुए-मेघ० ४, 
3. आशय, आवास 4. कारण, हेतु 5. (सार झा० में) 
जिस पर रस आश्रित रहता है, वह पुरुष या वस्तु 
जिसके उल्लेख से रस की निष्पत्ति होती है, रस को 
उत्तेजित करने वाले कारण का रस से नैसर्गिक और 
अनिवार्य संबंध, रस की निष्पत्ति के कारण (विभाव) 
के दो भेद हैं-आलंबन और उद्दीपन, उदा० बीभत्स में 
दुगँधयुक्त मांस रस का आलंबन है, तथा दूसरी प्रस्तुत 
परिस्थितियाँ जो मांसगत कीड़े आदि की घिनौनी 
भावनाओं को उत्तेजित करती हैं इसके उद्दीपन हैं, 
दूसरे रसों के विषय में-दे० सा० द० २१०-२३८ 

आलम्बिन्‌ (वि०) [आ+-लम्ब्‌+-णिनि] 1. लटकता हुआ, 
सहारा लेता हुआ, झुकता हुआ 2. सहारा देने वाला, 
बनाये रखने वाला, थामने वाळा 3. पहने हुए । 

आलम्भः-भनम्‌ [आन-लभ्‌ + घञ्न, मुम्‌ च, पक्षे ल्युट्‌ ] 1. 
पकड़ना, कब्जा करना, स्पर्श करना 2. फाडूना 3. मार 
डालना (विशेषतः यज्ञ में पशु--बरि देना) अइवा- 
लम्भ, गवालम्भ । 

आलयः-यम्‌ [ आ~-ली+-अच्‌ ] 1. आवास, घर, [नवास 
गृह--न हि दुष्टात्मनामार्या निवसन्त्यालये चिरम्‌- 
रामा ० -सर्वाञ्जनस्थानकृतालयान्‌--रामा ० जो जन- 
स्थान में रहा 2. आशय, आसन या जृगह--हिमालयो 
नाम नगाधिराजः--कु० १, इसी प्रकार देवालयम्‌, 
विद्यालयम्‌ आदि । 

आलर्क (वि०)"[ अलरकंस्येदम्‌-अण्‌ ] पागल कृत्ते से सबंध 
रखने वाला या उससे उत्पन्न--आलरक विषमिव 
संतः प्रसृतम्‌ --उत्तर० १।४०। 

आलवष्यम्‌ [ अलवणस्य भावः-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. फीकापत, 
स्वादहीनता 2. कुरूपता । 

आलवालम्‌ [ आसमन्तात्‌ लवं जललवम्‌ आलाति--आ 
--ला--क ताय० ] (वृक्ष की जड के चारों ओर) 
पानी भरन का स्थान, खाई, पूरणे नियुक्ता--श० 
१--विश्वासाय विहगानामाळवालाम्बुपायिनाम्‌-रघु ० 
१।१५ । 

आलस (वि०) (स्त्री०--सी) [ आलसति ईषत्‌ व्याप्रियते 
अच्‌ ] सुस्त, काहिल, ढीला-ढाला । 


( १६१ ) 


आलस्य (वि०) | अलसस्य भावः- ष्यडा, ] सुस्त ढीला- 
ढाला, काहिल,--स्यम्‌ सुस्ती, शिथिलता, स्फूति का 
अभाव--शक्तस्य चाध्यनुत्साह: कमंस्वालस्यमुच्यते 
--सुश्रुत; आलस्य (स्फूति का अभाव) ३३ व्यमि- 
चारिभावों में से एक है--उदा० न तथा भूषयत्यङ्ग 
न तथा भाषते सखीम्‌, जुम्भते मुहुरासीना बाला 
गर्भभरालसा--सा० द० १८३ | 

आलातम्‌ [“अलात--अण्‌ ] जलती हुई लकडी । 

आलानम्‌ [ आ--ली--ल्युट्‌ ] 1. वह स्तंभ जिससे हाथी 
बाँधा जाय, बाँधे जाने वाला खंबा, रस्सा भी जिससे 
हाथी बाँधा जाता है--अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य 
दन्तित:--रघु० १।७१, ४६९, ८१, आलाने गृह्यते 
हस्ती--मृच्छ० १1५०, 2. हथकड़ी, बँघ 3. जंजीर, 
रस्सा 4. बँवना, बाँधना । 

आलानिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ आलान--ठज्ज ] उस 
थूनी का काम देने वाली वस्तु जिसके सहारे हाथी 
बाँधा जाता है+--आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्र:-रघु० 
१४३८ । 

आलाप: [ आ--लप्‌+घव्म ] 1. बातचीत, भाषण, समा- 
लाप--अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते 
--झश० १, 2. कथन, उल्लेख । 

आलापनम्‌ [ आ--ल्पू--णिच्‌+-ल्युट्‌ ] बोलना, बातचीत 
करना । 

आलाबुः-बूः (स्त्रीश) घीया, पेठा कद्दू, कुम्हड़ा । दे? 
'अलाबु' । 

आलाबतंम्‌ [ आलं पर्याप्तमावत्यंते इति--आल-|-आ--वृत्‌ 
+-णिच्‌+-अच्‌ | कपड़े का बना पंखा । 

आरि (वि०) [ आ--अल--इन्‌ ] 1. निकम्मा, सुस्त 2. 
ईमानदार--लिः 1. विच्छ्‌ 2. मधुमक्खी,---लि:,--ली 
(स्त्री) 1. (किसी स्त्री की) सहेली--निवार्यतामालि 
किमप्ययं बटु:--कु० ५।८३,७।६८, अमरु २३, 2. पंक्ति, 
परास, अविच्छिन्न रेखा (तु० आवलि )-तोयान्तर्भा- 
स्करालीव रेजे मुनिपरम्परा-कु० ६।४९, रथ्यालि-- 
अमरु ८२, 3. रेखा, लकीर 4. पुल 5. पुलिया, बांघ । 

आरिङ्धनम्‌ [आ--लिङग्‌ +ल्युट्‌] परिरंभण, गले गाना, 
गलबाहीं देना--(स प्राप) आलिङ्कननिर्वृतिम्‌--रघु० 
१२1६५ । 

आलिङ्भिन्‌ (वि०) [ आ+-लिङ्गञ-इनि ] गखबाहीं देने 
वाला, (पुंगी), आलिङग्यः जौ के दाने के आकार 
जैसा बना छोटा ढोल । 

आलिञ्जरः [अलिञ्जर एव स्वार्थे अण्‌] मिट्टी का बड़ा घडा । 

आलिन्द:--न्दकः | आलिन्द†-अण्‌, स्वाथ कन्‌ च] 1. घर 
के सामने बना चौतरा, चबूतरा 2. सोने के लिए ऊंचा 
बनाया हुआ स्थान । 

आलिम्पनम्‌ [ आ+-लिप्‌+-ल्युट्‌, मुम्‌ च ] उत्सवों के अव- 

२१ 


सर पर दीवारों पर सफेदी करना, फर्श लीपना आदिं 
तु० 'आदीपनम्‌' । 

आलीढम्‌ [ आ--लिह -+क्त ] बन्दूक से निशाना लगाते 
समय दाहिने घुटने को आगे बढ़ा कर और बायें पेर 
को मोड़ कर बैठना,--अतिष्ठदालीढविशेषशोभिना 
--रघु० २५२, दे० कु० ३1७० पर मल्लि० । 

आलु: [ आरनलु+ड्‌ ] 1. उल्लू 2. आबनूस, काला 
आबनूस,-छूः (स्त्री०) घडा,--ल (नपुं०) लट्ठों 
को बाँध कर बनाया गया बेड़ा, घन्नई (दो घड़ों को 
बाँध कर बनाई गई नौका) । 

आलुञ्चनम्‌ [ आ--लुञ्च्‌-ल्युट्‌ ] फाइना, टुकड़े-टुकड़े 
करना । 

आलेखनम्‌ [ आलिख्‌ +ल्युट्‌ | 1. लिखना 2. चित्रण 
करना 3. खुरचना,--नी कूची, कलम । 

आलेख्यम्‌ [आलिख्‌ +-प्यत्‌] 1. चित्रकारी, चित्र--इति 
संरम्भिणो वाणीबंलस्यालेख्यदेवताः-शि० २1६७, रघु० 
३।१५, 2. लिखना । सम०--लेखा बाहरी रूपरेखा, 
चित्रण,--शेष (वि०) चित्र को छोड़ कर जिसका 
और कुछ शेष न रहा हो अर्थात्‌ मृत, मरा हुआ 
आलेख्यशेषस्य पितुः--रघु० १४।१५, 

आलेप:-पनम्‌ [ आ|-लिप्‌+-घञ्ग, ल्युट्‌ वा ] 1. तेल या 
उबटन आदि का मलना, लीपना, पोतना 2. लेप । 

आलोकः-कनम्‌ [ आ--लोक्‌ --घडा,, ल्युट्‌ वा ] 1. दर्शन 
करना, देखना 2. दृष्टि, पहलू, दशनः 
सृक्ष्मम्‌--श० १।९, कु० ७२२, ४६, सुख”-विक्रम० 
४।२४, 3. दृष्टि-परास-आलोके ते निपतति पुरा सा 
बलिव्याकुला वा--मेघ० ८५, रघु० ७५ कु० २।४५, 
4. प्रकाश, प्रभा, कान्ति--निरालोकं छोकं-मा० 
५।३० ९।३७, 5. भाट, विशेषतः भाट द्वारा उच्चरित 
स्तुति-शन्द (जैसे 'जय, आलोकय') ययावुदीरितालोकः 
~ रघु० १७२७, २।९, का? १४। 

आलोचक (वि०) [ आ~-लोत्र्‌+-ण्वुलू ] आलोचना करने 
बाला, देखने वाला,--कम्‌ दर्शन-शक्ति, दृष्टि का 
कारण । 

आलोचनम्‌-ना [ आ|-रोच्‌+-ल्युट्‌, युच्‌ वा ] 1. दर्शन 
करना, देखना, सर्वेक्षण, समीक्षा 2. विचार करना, 
विचार-विमशे । 

आलोडनम्‌--ना | आञ-लुड्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ | 1. बिलोना 
हिलाना, क्षुब्ध करना 2. मिश्रण करना । 

आलोल (वि०) [ प्रा० स० ] 1. कुछ कांपता हुआ, (आँखों 
को) घुमाता हुआ 2. हिलाया हुआ, विक्षुब्ध--अमरु 
३, मेघ० ६१ । 

आवनेयः [अवनि-{-ढक्‌] भूमिपुत्र, मंगल ग्रह की उपाधि। 

आबन्त्य (वि०) [ अवन्तिञ-ञ्यङ] अवन्ति से आने वाला, 
या संबन्ध रखने वाला,--न्त्यः अवन्ती का राजा, 


( १६२ ) 


अवन्ती का निवासी, पतित ब्राह्मण की सन्तान--दे० 
मनु० १०२१ । 

आवपनम्‌ [ आ £वपूर्ल-ल्युट्‌ ] 1. बोता, फेंकना, बखेरना 
2. बीज बोना 3. हजामत करना 4. बर्तन, मतंबान, 
पात्र । 

आवरकम्‌ | आ-+-वु+ण्वुल | ढक्कन, पर्दा । 

आवरणम्‌ [ आ+-व्‌~-ल्युट्‌ ] 1. ढकना, छिपावा, मँदना, 
“सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा 
रघु ५१३, १०४६, १९।१६, 2. बंद करना, 
घेरना 3. ढकना 4. बाधा 5. बाड़ा, अहाता, चहार- 
दीवारी---रघु० १६।७, कि० ५1२५, 6. कपड़ा, वस्त्र 
7. ढाल । सम०---शक्ति: मानसिक अज्ञान (जिससे 
वास्तविकता पर पर्दा पड़ा रहता है) । 

आवतंः [ अआ-वृत्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. चारों ओर मुडना, चक्कर 
काटना 2. जलावर्ते, भंवर--नृपं तमावर्तमनोज्ञनामिः 
--रघु० ६।५२, दशितावर्तनाभेः--मेघ० १८, आवतः 
संशायानाम्‌ --पंच० १।१९१, 3. पर्यालोचन, (मनमें) 
घूमना 4. बालों के पट्ठे, अयाल 5. घनीबस्ती (जहाँ 
बहुत पुरुष इकट्ठे रहते हों) 6. एक प्रकार का रत्न । 

आवतंकः [ आवर्त +-कन्‌ ] 1. मूर्तं बादल का एक प्रकार 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्‌ --मेघ० 
६, कु० २।५० 2. जलावर्त 3. क्रान्ति, घुमाव 4 
घुंघराले बाल । 

आवर्तनम्‌ | आ--वृत्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. चारों ओर मुडना 
चक्कर काटना 2. वृत्ताकार गति, घूर्णन 3. (धातुओं 
का) पिघलाना, गलाना 4. आवृत्ति करना,--न 
विष्णु,--नी कुठाली । 

आवलि:--ली (स्त्री) [ आ+-वल्‌ |-इन्‌ पक्षे डीष्‌ | 1. 
रेखा, पंक्ति, परास --अरावलीम्‌--विक्रम० १।४, इसी 
प्रकार अलक” दंत”, हार” रत्न” आदि 2 सिलसिला, 
अविच्छिन्न लकीर । 

आवलित (वि०) | आ- वल --क्त | जरा सा मुड़ा हुआ ! 

आवश्यक (वि०) (स्त्रीको) [ अवश्य+-वुञ्ञ्‌ ] 
अनिवार्य, जरूरी --एतेष्वावश्यकस्त्वसौ--भाषा० २२, 
--कम्‌ 1. जरूरत, अनिवार्यता, कर्तव्य 2. अनिवार्य 
फल । 

आवसति: (स्त्री०) [ प्रा० स० ] रात्रि (विश्राम करने का 
समय), आघीरात । 

आवसथः | आ--वस्‌--अथच्‌ ] 1. आवास, आवास-स्थान, 
घर, निवास--निवसन्नावसथे पुराद्बहिः-रघु० ८।१४ 
2. विश्राम करने का स्थान, विश्रामस्थळ 3. छात्रा- 
वास, सन्यासाश्रम । 

आवसथ्य (वि०) [ आवसथ--ञ्य] गृही, धर में विद्यमान, 
ध्यः (अग्निहोत्र की) पावन अग्नि जो घर में 
रक्खी जाती है, यज्ञ मे प्रयुक्त होने वाली पंचाग्नियों 


में से एक, दे० 'पंचार्नि,-- 
संन्यासाश्रम,--थ्यम्‌ घर । 

आवसित (वि०) [ आ+-अव--सो--क्त ] 1. समाप्त, 
पूर्ण किया गया 2. निर्णीत, निर्धारित, निश्चित,--तम्‌ 
पका हुआ अनाज (खलिहान से लाया हुआ) । 

आवह (वि०) [ आवह -अच्‌ ] (समास का अन्तिम 
पद) उत्पन्न करने वाला, राह दिखाने वाला, देखभाल 
करने वाला, लावे वाला,-क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाऽहम्‌ 
--रघु० १४।५, इसी प्रकार दुःख”, भय 

आवापः [ आ-{-वप्‌‡-घञ्ञ्‌ ] 1. बीज बोना 2. बखेरना 
फेंकना 3. आलवाल 4. बेन, अनाज रखने का मटका 

- एक प्रकार का पेय 6. कंकण 7. ऊबड़-खाबड़ भूमि । 

आवापकः | आवाप--कन्‌ ] कंकण । 

आवापनम्‌ | आ--वप्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌ | करघा, खड्डी । 

आवालम्‌ [ आ-|-वल्‌ +णिच्‌+-अच्‌ ] थांवला, आलवालः। 

आवासः [ आ +-वस्‌+-घञा | 1. घर, निवास 2. शरण- 
स्थान, मकान --आवासवृक्षोन्मुखबहिणानि--रघु० 
२1१७ । 

आवाहनम्‌ [ आ-+-वह +णिच्‌-+-ल्युट्‌ ] 1. बुलवाना, 
निमंत्रण, पुकारना 2. देवता का (यज्ञ में उपस्थित 
होने के लिए) आवाहन करना (विप० विसर्जन) 
3. अग्नि में आहुति डालना--याज ० १।२५१ । 

आविक (वि०) (स्त्री०--की) [ अवि--ठक्‌ ] 1. भेड़ से 
संबंध रखने वाला,--आविक क्षीरम्‌--मनु० ५1८, 
२।४१ 2. ऊनी,--कम्‌ ऊनी कपडा । 

आविग्न (वि०) [ आ--विज्‌ -! क्त ] दुःखी, कष्टग्रस्त । 

आविद्ध (भू ० क० क्र) | आ व्यघ्‌+-क्त | 1. बिधा 
हुआ, छेंदा हुआ 2. मुड़ा हुआ, टेढ़ा 3. बलपूर्वक फेंका 
हुआ, गति दिया हुआ । 

आविर्भावः [ आविस्‌ + भ्‌-- घञा | 1. अभिव्यक्ति, उप- 
स्थिति, प्रकट होना 2. अवतार । 

आविल (वि०) [आविलति दृष्टि स्तृणाति -विल्‌-क 
तारा०] 1. पंकिल, मेला, गदला --पर्ड्कच्छिद: फलस्येव 
निकपेणाविलं पय:--मालवि० २।८, तस्याविलाम्भ 
परिशुद्धिहेतो:--रघु० १३1३६ 2. अपवित्र, दूषित 
(आल ० भी) ,-त्वदीयेश्चरितेरनाविले:---कु० ५1५७, 
3. काले रंग का, हलके काले रंग का 4. घुंघला, 
निष्प्रभ--आविलां मृगलेखाम्‌ - रघु० ८४२ । 

आविलयति (ना० घा० पर०) घब्बा लगाना, कलंक 
लगाना । 

आविष्करणम्‌, आविष्कारः [ आविस्‌ +-क्ृ+ ल्युट्‌-+-घणव्म 
वा ] अभिव्यक्ति, दर्शन देना, प्रकट करना--असूया 
गृणेषु दोषाविष्कररणम्‌--अमर० । 

आविष्ट (भू ० क० कृ०) [आ-+-विश्‌+-क्त] 1. प्रविष्ट 2. 
(भूत प्रेतादिक से) ग्रस्त 3. संपन्न, भरा हुआ, वशीकृत, 


थ्यः- थ्यम्‌ छात्रावास, 


( १६२ ) 


काबू पाया हुआ, भय? क्रोध” 4. निमग्न, लीन अधि- 
कार में किया हुआ, जुटा हुआ । 

आविस्‌ (अब्य»)[आ--अव्‌ न इस्‌ ] निम्नांकित अथं प्रकट 
करने वाला अव्यय--“आंखों के सामने खुले रूप में 
“प्रकटतः' (प्राय: यह अव्यय--अस्‌, भू और कृ घातु 
से पूर्व लगता ह) --आचार्येक विजयि मान्मथमाविरा- 
सीत्‌--मा० ११२६, (याति) आविष्कृतारुणपुरस्सर 
एकतो$क:--श० ४1१, तेषामाविरभूद्ब्रह्मा--कु ० २।२ 
रघु० ९५५ | 

आबीतम्‌ [ आ- व्ये--क्त ] यज्ञोपवीत (चाहे किसी प्रकार 
सव्य, अपसव्य पहना हुआ हो) । 

आदुकः (नाटयशालीय भाषा में) पिता । 

आवृत्तः [ आप्‌ -+- क्विप्‌, आपमुत्तनोति इति उद्‌--तन्‌+-ड ) 
बहनोई, जीजा,--उत्तर० १, श० ६। 

मावत्‌ (स्त्री) [आ--वृत्‌-+-क्विप्‌ | 1. मुड़ती हुई” 
प्रविष्ट होती हुई 2. क्रम, आनुपूर्व्य, पद्धति, रीति 
--अनयैवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः---मनु० 
३1१४८ याज्ञ० ० ३३२, 3. रास्ते का मोड़, मार्ग, दिशा 
4. शुद्धीकरण संबधी संस्कार--मनु ० २1६६ । 

आवृत्त (भू ० क० कु०) | आ-|-वृत्‌--क्त ] 1. मुड़ा हुआ, 
चक्कर खाया हुआ, लौटा हुआ 2. दोहराया हुआ, 
-द्विरावृत्ता दश द्विदशाः--सिद्धा० 3. याद किया 
हुआ, अध्ययन किया हुआ । 

आवृत्तिः (स्त्री) [ आ-+-व॒त्‌-+-क्तिनू ] 1. मुड़ना, 
खौटना, वापिस आना, तपोवनावृत्तिपथम्‌-- रघु० 
२।१८, भग० १।२३, 2. प्रत्यावर्तन, प्रतिनिवर्तन 3 
चक्कर खाना, चारों ओर जाना 4. (सूर्यं का) उसी 
स्थान पर फिर लौटना--उदगावृत्तिपथेन नारदः 
-रघु० ८।३३, 5. जन्म-मरण का बार २ होना, 
सांसारिक जीवन,--अनावृत्तिभयम्‌ - कु० ६।७७ 6. 
आवृत्ति, दोहराना, संस्करण (आधुनिक प्रयोग). 7. 
दोहराया हुआ पाठ, अध्ययन--आवृत्ति: सर्वेशास्त्राणां 
बोधादपि गरीयसी--उद्भूट ० । 

आवृष्टिः (स्त्री) [ आ-+-वृष्‌ -क्तिन्‌ | बरसना, बारिश 
की बौछार । 

आवेग: [आ--विज्‌ --घडा ] 1. बेचैनी, चिन्ता, उत्तेजना, 
विक्षोभ, पबड़ाहट - अलमावेगेन --श० ३, अमरु ८३ 
2. उतावळी, हड़बड़ी 3. क्षोभ--(२ 
में से एक समझा जाता है) । 

आवेउनम्‌ [ आ--विद्‌ +-णिच्‌ +-ल्यृट्‌ ] 1. समाचार देना, 
सूचना देना 2. अभ्यावेदन 3. अभियोग का वर्णन 
( विधि० में ) 4. अभिवाचन, अर्जीदावा । 

आवेज्ञ: [आ +-विश्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. प्रविष्ट होना, प्रवेश 2 


अधिकार में करमा, प्रभाव, अभ्यास, स्मय” अभिमान | 


का प्रभाव-- रघु० ५1१९ 3. एकनिष्ठता, किसी पदार्थ 


के प्रति अनुरक्ति 4. घमंड, हेकड़ी 5. हडबडी, क्षोभ, 
क्रोध, प्रकोप 6. आसुरी भूतबाधा 7. लकवे की बेहोशी 
या मिरगी की मूर्छा । 


आवेशनम्‌ [आ+-विश्‌+-ल्युट्‌] 1. प्रविष्ट होना, प्रवेश 2 


३ व्यभिचारि-भावों | 


| 
1 
| 
1 
| 
| 
। 
| 
j 


आसुरी प्रेतबाघा 3. प्रकोप, क्रोध, प्रचण्डता 4 
निर्माणी, कारखाना-मनु ० ९।२६५, 5. घर । 

आवेशिक (वि०) (स्त्री०-को) 1. विशिष्ट, निजी 2. 
अन्तहित---कः अतिथि, दर्शक । 

आवेष्टकः [आ-¬-वेष्ट्‌--णिच्‌+-ण्वुलू]} दीवार, 
अहाता । 

आवेष्टनम्‌ [आ-{-वेष्ट्‌ त-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. लपेटना, बेंधना, 
बाँघना 2. ढकना, लिफाफा 3. दीवार, बाड़, अहाता। 

आश (वि०) [अश्‌+-अण्‌] खानेवाला, भोक्ता (बहुघा 
समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त होता है) 
उदा० हुताश, आश्रयाश,--क्ञः [अश्‌ --घडा,] खाना 
(जैसा कि 'प्रातराश' में) । 

आझंसनम्‌ [आ-- शंस्‌-ल्युट्‌] 1. प्रत्याशा, इच्छा--इष्टा- 
शंसनमाशीः--सिद्धा ० 2. कहना, घोषणा करना । 

आशंसा [आ-शंस्‌--अ] 1. इच्छा, अभिलाष, आशा 
--निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे--रघु० 
१२।४४, भट्टि० १९।५, 2. भाषण, घोषणा 3. कल्पना 
--आशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो रूयः 
मार ५।७। 

आशंसु (वि०) [आ+-शंस्‌ +उ] इच्छुक, आशावान्‌ । 

आशङ्का [आ¬-शङ्कु+-अ] 1. भय, भय की सम्भावना, 
--नष्टाशङ्काहरिणश्िशवो मन्दमन्दं चरन्ति--श० 
१।१६, आशङ्कया मुक्तम्‌--भतुं० ३।५, 2. सन्देह, 
अनिश्चयात्मकता,- ईत्याशङ्कायामाह--गदाघर 3. 
अविश्वास, शक । 

आर्शङ्कुत (भू० क० कृ०) [आ-|-शडक्‌- क्त] 1. भीत, 
डरा हुआ,-तम्‌ 1 भय, 2 सन्देह 3 अनिश्चयात्मकता । 

आशयः [आ-+शी-+-अच्‌] 1. शंयनकक्ष, विश्रामस्थल, 
शरणागार 2. निवास-स्थान, आवास, आसन, आश्रय- 
स्थान --वायूर्गन्घानिवाशयात्‌- भग ० १५।८, अपृथक्‌ 
--उत्तर० १।४५, 3. पात्र, आधार--विषमो5पि 
विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः--कि० २।३, 
ठु ० जलाशय, आमाशय, रक्ताशय आदि 4. पेट 5 
अर्थ, इरादा, प्रयोजन, भाव--इत्याशयः, एवं कवेरा- 
शयः (टीकाकारों के द्वारा बहुधा प्रयुक्त दे० 'अभि- 
प्राय ) 6. भावनाओं का स्थान, मन, हृदय--अहमात्मा 
गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः--भग० १०।२०, महावी० 
२।३७, 7. सम्पन्नता 8. कोठार 9. मन, इच्छा 10, 
भाग्य, किस्मत 11. (जानवरों को पकड़ने के लिए 
बनाया गया) गर्त---आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह 
इवाशये--महा०। सम०--आहाः अग्नि । 


बाड़, 


( १६४ ) 


अगारः [आ-शु-अच्‌] 1. अग्नि 2. असुर, राक्षस 3. 
वायु । 

आशवम्‌ [आशोर्भाव:--अण्‌] 1. वेग फुर्ती 2. खींची हुई 
शराब, अरिष्ट (अधिकतर 'आसव' लिखा जाता है) । 

आश्या [आ--अश्‌+-अच्‌] 1. (क) उम्मीद, प्रत्याशा, 
भविष्य--तामाशां च सुरह्विषाम्‌-रघु० १२।९६, 
आशा हि परमं दुःखं नैराइयं परमं सुखम्‌--सुभाष० 
त्वमाशे मोघाशे 2. मिथ्या आशा या प्रत्याशा 3. स्थान, 
प्रदेश, दिग्देश, दिशा-अगस्त्याचरितामाशामनाशास्य- 
जयो ययौ--रघु० ४४४, कि० ७९ । सम? 
--अन्वित,-जनन (वि०) आशावान्‌, आशा बढ़ाने 
वाला,--गज दिग्गज दे० 'अष्टदिग्गज',--तन्दु: आशा 
की डोर, क्षीण आशा--मा० ४३, ९२६- पालं: 
दिकूपाळ दे० “अष्टदिकृपाल',---पिशाचिका आशा की 
कल्पना-सृष्टि,--बन्ध: 1. आशा का बन्धन, विश्वास, 
भरोसा, प्रत्याशा--गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्ध: साह- 
यति--श० ४1१५, मेघ० १०, 2. तसल्ली 3. मकड़ी 
का जाला,--भंग: निराशा, नाउम्मीद,- हीन (वि०) 
निराश, हताश । 

आज्ञाढ: दे० 'अ(आ) षाढ? । 

आशास्य (स० कु०) [आ--शास्‌--ण्यत्‌] 1' वरदान द्वार 
प्राप्य 2. अभिलषणीय, वांछनीय--रघु० ४1४४ 
-स्थम्‌ वाञ्छनीय -पदार्थ, चाह, इच्छा,--मालवि० 
५।२०, 3. आशीर्वाद, मंगलाचरण-_-आशास्यमन्यत्पु- 
नरुक्तभूतम्‌--रघु ० ५।३४ । 

आशिञ्जित (दि०) [अआ +-शिञ्ज्‌+-क्त] झनकार (आभू- 
षणों की) कु० ३।२६। 

आशित (वि०) [आ--अश्‌+-क्त] 1. भुक्त, खाया हुआ 
2. खाकर तुप्त;--तम्‌ भोजन करना । 

आझितङ्कवीन (वि०) [आशिता अशनेन तुप्ता गावो यत्र, 
“खडा, निपातनात्‌ मुम्‌] पहले पशुओं द्वारा चरा 
हुआ 

आशितंभव (वि०) [आशित--भू--खच्‌, मुम्‌ ] तृप्त होने 
वाला, संतृप्त होने वाला (भोजन के रूप में) वम्‌ 
1. आहार, भोज्य पदार्थ 2. अघाना, तृप्ति (पु० भी) 
-'फिलेयेष्वाशितंभवमू--भट्रि ४।११। 

आशिर (वि०) [ आ--अशू+-इरच्‌ ] भोजनभद्र,-रः 1 
अग्नि 2. सूर्य 3. राक्षस । 

आशिस्‌ (स्त्रीः) (शीः, °शीर्म्याम्‌-आदि) [ आशास्‌ 
-विवष्‌, इत्वम्‌ ] 1. आशीर्वाद र्वाद, मंगलकामना (परिः 
भाषा- वात्सल्याद्यत्र मान्येन कनिष्ठस्याभिधीयते; 
इष्टावधारकं वाक्यमाशीः सा परिकीतिता 1) 'आझिस्‌ 
और 'वर' भिन्नार्थक शब्द हैं, आशीर्वाद तो केवलमात्र 
किसी की मंगलकामना या सद्भावना की अभिव्यक्ति 
हुँ--बद्द चाहे पूरी हो या न हो, इसके विपरीत 'वर' 


शब्द की भावना अधिक स्थायी और पूर्णता की 
निश्चायक है--तुळ०--वर: खल्वेष नाशी:--श० ४ 
आशिसो गुरुजनवितीर्णा वरतामापद्चन्ते--का० २९१, 
अमोघाः प्रतिगृह्ह्तावर्ध्यानुपदमाञिषः-रघु० ११४४, 
जयाशी:--कु० ७।४७, 2. प्रार्थना, चाह, इच्छा-कु० 
५।७६, भग० ४।२१, 3. सांप का विषैला दांत (तु० 
'आशीविष') । सम०--वाद:,---बचनम्‌ (आशीर्वादः 
आंदि), आशीर्वाद, मंगलाचरण, किसी प्रार्थना या 
सद्भावना की अभिव्यक्ति--आशीर्वचनसंयुक्तां नित्यं 
यस्मात्‌ प्रकुर्वते--सा० द० ६, मन० २।३३,--विधः 
(आशीविषः) साँप । 

आशी [ आशीर्यते अनया आ-+शु--क्विपू--पृषो ०, ] 1 
साँप का विषेला दांत, 2. एक प्रकार का सर्पविष 3 
आशीर्वाद, मंगलाचरण । सम०--विषः 1. साँप, 
-—गरुत्मदाशीविषभीमदर्शनेः--रघु० ३।५७, 2. एक 
विशेष प्रकार का साँप--कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते 
-र्‍वैणी० ६।१। 

आझु (वि०)[अश्‌+-उण्‌ ] तेज, फ़र्तीला,--शुः,-शु (नपुं०) 
चावल (जो बरसात में ही शीघ्रतापूर्वक पक जाते हैं) 
“शु (अव्य०) तेजी से, जल्दी से, तुरन्त, सीधा 
-वत्मं भानोस्त्यजाशु-मेघ० ३९।२२। सम०-कारिन्‌, 

(वि०) जल्दी करने वाला, चुस्त, फुर्तीला 

--कोषिन्‌ (वि०) गुस्सँला, चिड़चिड़ा,--श (वि०) 
फर्तीला, तेज (-गः) 1. वायु 2. सूर्यं 3. बाण---पपा- 
वनास्वादितपूर्वमाशुगः-रघु ० ३1५४, ११८२, १२।९१ 
---तोष (वि०) अनायास प्रसन्न होन वाला (--षः) 
शिव की उपाधि,-त्रीहिः बरसात में ही पक जाने 
वाले चावल । 


आश्ञुशुक्षणिः [ आ+ शुष्‌- islet ] 1. वायु, हवा 2. 
अग्नि - मंत्रपूतानि हवीषि येतत्ीत्याशुशु- 
क्षणि:--४४ | 

आश्ञेकुटिन्‌ (पुं०) [आरेतेऽस्मित्‌ इति-आ--शी-|-विच्‌ 
स इव कुटति इति णिनि] पहाड़ । 

आशोषणम्‌ [आ--शुष्‌+-णिच्‌ - | ल्युटू] सुखाना । 

आशौचम्‌ [अश्ौच-1-अण्‌] अपवित्रता--दे० 'अशौच' दशा- 
हम्‌ शावमाशौचं ब्राह्मणस्य विधीयते--मनु० ५1५९, 
६१, ६२, याञ्ञ० ३।१८ 

आइचर्यं (वि०) [आ--चर्‌--ण्यत्‌ सुट्‌] चमत्कारपूर्ण, 
विलक्षण, असाधारण, आश्चर्यजनक, अद्भुत-आश्चर्यों 
गवां दोहोऽगोपेन--सिद्धा०, तदनु ववृषुः पुष्पमाश्वये 
मेघाः--रघु० १६।८७ आश्चयंदशनो मनुष्यलोक 
--श° ७.--येम्‌ 1. अचम्भा, चमत्कार, कौतुक 
किमाश्चर्यं क्षारदेशे प्राणदा यमदूतिका--उद्धूट, 
कर्माइचर्याणि -उत्तर० १-आइचर्यजनक काम-भग० 
११।६, २२९ 2. अचरज, विस्मय, अचभ्मा 3 


( १६५ ) 


(विस्मयादि द्योतक अव्य० के रूप में प्रयुक्त) आश्चर्य 
(कितना अचम्भा है, कितनी अजीब बात है)-आइचर्य 
परिपीडितोऽभि रमते यच्चातकस्तृष्णया-चात० २।४। 

आइचो (इच्यो) तनम्‌ [आ¬-शचु (इच्यु) त्‌ञ-ल्युद्‌] 1. 
सिचन, छिड़काव 2. पलकों के घी चुपड़ना । 

आइ (वि०) (स्त्री०-इमी) [अस्मन्‌ +-अण | पत्थर का 
बना हुआ, पथरीला । 

आइसत (वि०) (स्त्री०-नी) [अश्मनो विकार:--अणू] 
पथरीला, पत्थर का बना हुआ,-नः 1. पत्थर की बनी 
कोई वस्तु 2. सूर्य का सारथि अरुण । 

आश्मिक (वि०) (स्त्री०-की) [अस्मन्‌ ञ-ठण्‌] 1. पत्थर 
का बना हुआ 2. पत्थर ढोने वाला । 


आइयात (भू० क० कृ०) [आ-व्ये+-क्त] 1. जमा हुआ, 
संघनित---कि० १६।१०, 2. कुछ सूखा--पथश्चाश्या- 
नकर्दमान्‌--रघु० ४२४, कु० ७।९, घूएँ के सहारे 
सुखाये हुए (जैसे बाल) --रघु० १७।२२। 

आश्रपणम्‌ [आ-{-श्वाय-णिच्‌ +ल्युट्‌] पकाना, उबालना । 

आश्रम्‌ [अश्रमेव- स्वार्थेऽण्‌] आँसू । 

आश्रमः--मम्‌ [आ-श्रम्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. पर्णशाला, कुटिया, 
कुटी, झोपड़ी, संन्यासियों का आवास या कक्ष 2. 
अवस्था, संन्यासियों का धर्मसंघ, ब्राह्मण के धार्मिक 
जीवन की चार अवस्थाएँ (ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वान- 
प्रस्थ तथा संन्यास), क्षत्रिय (और वैश्य )भी पहले तीन 
आश्रमों में पदार्पण कर सकते हैं, तु० श० ७।२०, 
विक्रम» ५, कुछ लोगों के विचारानुसार वह चौथे 
आश्रम में भी प्रविष्ट हो सकते हैँ (तु०-स किलाश्रम- 
मन्त्यमाश्रितः-रघु० ८।१४)3. महाविद्यालय, विद्यालय 
4. जंगल, झाडी (जहाँ सन्यासी लोग तपस्या करते 
हु) । सम०--गुरुः धमंसंघ के प्रघान, | 
आचार्य,-- धर्मः 1. जीवन के प्रत्येक आश्रम के विशिष्ट 
कर्तव्य 2. वानप्रस्थी के कतंव्य--य इमामाश्रमधर्मे 
नियुडक्ते--श ० १, -“परदम्‌,--सण्डलस्‌,-- -स्थानम्‌ 
संन्यासाश्रम (आस-पास की भूमि समेत), तपोवन 
--शान्तमिदमाश्रमपदम्‌--श० १।१६-- भ्रष्ट (वि०) 
घमेसंघ से बहिष्कृत, स्वधर्मच्युत,--वासिन्‌,-- आलयः, 
--सद्‌ (पुं०) संन्यासी, वानप्रस्थ । 

आश्रमिक, आश्रमिन्‌ (वि०) [आश्रंम--ठन्‌, इनि वा | 
घामिक जीवन के चार काल या पदों में किसी एक से 
संबंध रखने वाला । 

आश्रयः [आ --श्रि--अच्‌] 1. विश्वामस्थल, सदन, अधिष्ठान 
--सौहृदादपृथगाश्रयामिमाम्‌ -- उत्तर० १।४५, ५१, 
2. जिसके ऊपर कोई वस्तु आश्रित रहती है 3. ग्रहण 
करने वाला, भाजन--तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: 
--रघु० ३५८ 4. (क) शरणस्थान, शरणगृह--भर्ता 
वै ह्याश्रयः स्त्रीणाम्‌-वेता०, तदहमाश्रयोन्मूलनेनेव 


त्वामकामां करोमि--मुद्रा० २, (ख) आवास, घर 
75. सहारा लेने वाला (प्रायः समास में) 6. निर्भर 
करना (प्रायः समास मे) 7. पालक, प्रतिपोषक 
--बिनाश्रयं न तिष्ठन्ति पण्डिता वनिताः लताः- उद्धट 
8. थूनी, स्तंभ- रघु० ९।६० 9. तरकस-बाणमा- 
श्रयमुखात्‌ समुद्धरन्‌--रघु० ११।२६ 10. अधिकार, 
संमोदन, प्रमाण, अधिकार पत्र 11. मेळजोल, संबन्ध, 
साहचर्यं 12. दूसरे का संश्रय लेने वाला, छः गुणों में 
से एक । सम०--असिद्धः, द्विः (स्त्री०) हेत्वाभास 
का एक प्रकार, असिद्ध के तीन उपभागों में से एक, 
--आहाः,--भुज्‌ (वि०) संपर्क में आने वाली वस्तुओं 
का उपभोग करने वाला (--शः+-क) अग्नि, 
-_दु्वृत्तः क्रियते धूर्तैः श्रीमानात्मविवृद्धये, कि नाम 
खलसंसर्गः कुस्ते नाश्रयाशवत्‌ --उद्धुट,---लिगम 
विशेषण (अपने विशेष्य के अनुरूप अपना लिंग रखने 
वाला शब्द) । 


आश्रयणम्‌ [ आ+-श्रि+-ल्युट्‌ ] 1. दूसरे के संरक्षण में 
रहना, शरण लेना 2. स्वीकार करना, छांटना 3. 
शरण, शरणस्थान । 

आश्रयिन्‌ (वि०) [ आश्रय~-इनि ] 1. सहारा लेने वाला, 
निर्भर करने वाला 2. संबद्ध, विषयक--विक्रम ० 
३।१० । 

आश्रव (वि०) [ आ+-श्रु+अच्‌ ] आज्ञाकारी, आज्ञापालक 
--भिषजामनाश्रव:--रघु० १९४९, नैं २८४, 
--बः 1. नदी, दरिया 2. प्रतिज्ञा, वादा 3. दोष, 
अतिक्रमण--दे० 'आख्व' भी । 

आश्रिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] तलवार की धार । 

आश्रित (भू० क० कृ०) [ आ+-श्रिञ-क्त ] (कमं० के 
साथ कतूँवाच्य में प्रयुक्त) 1. सहारा लेते हुए-कृष्णा- 
श्रितः ==क्ृष्णमाश्रितः-सिद्धा० 2. रहने वाला, वास 
करने वाला, किसी स्थान पर स्थिर रहने वाला 3. 
काम में लाने वाला, सेवा में रखने वाला 4. अनुसरण 
करने वाला, अभ्यास करने वाला, पालन करने वाला 
--कु० ६1६, भट्टि० ७४२, 5. निर्भर करने वाला 
6. (कमेवाच्य के रूप में प्रयुक्त) सहारा लिया हुआ, 
बसा हुआ,--तः पराधीन, सेवक, अनुचर; --अस्मदा- 
श्रितानाम्‌--हि० १, प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु 
कु० ३।१। 

आश्रुत (भू० क० कृ०) [ आ¬-श्वु +-क्त ] 1. सुना हुआ, 
2. प्रतिज्ञात, सहमत, स्वीक्कत,--तम्‌ पुकार जो दूसरा 
सुन सके । 

आश्रुतिः (स्त्री?) [आ+श्रुर्नक्तिन्‌ | 1. सुनना 2. 
स्वीकार करना । 

आइलेषः [ आ-|-श्लिष्‌ + घञ्न ] 1. आलिंगन, परिरम्भण. 
कोला-कोली -- आइलेषलोलुपवधूस्तनकार्कश्यसाक्षिणीं 


( १६६ ) 


शिण २।१७, अमरु, १५।७२, ९४, कण्ठाइलेष- आः क एष मयि स्थिते मुद्रा» १--आः वृथा- 
प्रणयिनि जने-मेघ० ३1१०६, 2. संपर्क, घनिष्ट मंगलपाठक--वेणी ० १ (ङ) शोक, खेद-_विद्यामा- 
संबंध, संबंध,--षा रेवाँ नक्षत्र । तरमा: प्रदश्य नृपशून्‌ भिक्षामहे निस्त्रपा:---उद्धट । 


आव (वि०) (स्त्री). कवी) [ अस्व--अण्‌ ] घोड़े से | आस्‌ (अदा० आ०) (आस्ते, आसित) 1. बैठना, लेटना, 
सम्बन्ध ba घोड़े के पास से आने वाला, आराम करना, एतदासनमास्यताम्‌ --विक्रम० ५ 
क का समूह । --आस्यतामितिचोक्त: सन्नासीताभिमुखं गुरो:- मनु० 
आइवत्थ (वि०) (स्त्री ` त्यी) [ अश्‍वत्य --अण्‌ ] २।१९३ 2. रहना वास करना --तावद्वर्षाण्यासते देव- 
पीपल के वक्ष से संबंध रखने वाला, या पीपल से वना लोके--महा०, यत्रास्मै रोचते तत्रायमास्ताम्‌ का» 


हुआ, - स्थम्‌ पीपल का फल, बरबेटे । १९६-- कुरूनास्ते --सिद्धा० 3. चुपचाप बैठे रहना, 


आइवयुज (वि०) (स्त्री०-ज्ञो) [ अश्वयुज्‌ +-अण्‌ ] शत्रुतापूर्ण व्यवहार न करना, बेकार बैठना आसीनं 
आश्विन मास से संबंध रखने वाला, -जः आश्विन त्वामुत्थापयति वयम्‌ --शि० २५७, 4. होना, अस्तित्व 
नि ६1१५,--जी आश्विन की पूणिमा का या विद्यमानता होना, 5. स्थित होना, रक्खा होना 

न । 


+जगन्ति यस्यां सविकाशभासत--शि० १।२३ 6. 
मानना, टिके रहना, किसी अवस्था में ठहरना या 
निरन्तर रहना (अनवरत या निर्बाध क्रिया को प्रकट 
करने के लिए बहुघा वर्तमान कालिक कृदन्त प्रत्ययों के 


आइवलक्षणिकः | अश्वलक्षण--ठक्‌ | सलोतरी, अद्व- | 
चिकित्सक, साइस, (घोड़े की देखभाल करने वाला) । 
आइवासः [ आश्वस्‌ + घञ ]1. सांस लेना, मुक्त 


श्वास लेना, चेतना लाभ 2. तसल्ली, प्रोत्साहन 3. रक्षा साथ इसे धातु का प्रयोग होता ह-विदारयन्प्रय्जंइ्चास्ते 
और सुरक्षा की गारंटी 4. रोकथाम 5. किसी पुस्तक -"पंच० १, फाइता रहा और गरजता रहा 7. परिणत 
का पाठ या अनुभाग । होना, परिणाम होना (सम्प्र० के साथ) --आस्तां 
आइवासनम्‌ [ आ-+-ववस्‌+-णिच्‌+-ल्यृट्‌ ] प्रोत्साहन, मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिर्नवोढेव व:--हि० १1२१२ 
दिलासा, तसल्ली-- तदिदं द्वितीयं हृदयाश्वासनम्‌ | 8. जाने देना, एक ओर कर देना या रख देना,-आस्तां 
शश ७। | तावत्‌ --गहने दो, जाने दो, प्रेर०-- बिठाना, बिठल- 
आश्विक; [ अश्व- ठडा, ] घुइसवार । वाना, स्थिर करना---आसयत्सलिले पृथ्वीम्‌ - सिद्धा ०, 
आश्विन: | अश्‌--विनि ततः अण्‌ ] मास का नाम (जिसमें | अधि-- लेटना, बसना, अविकार करना, प्रविष्ट होना 
चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्र के निकट होता हुँ) | (स्थान में कर्म» के साथ) -- निदष्टां कुलपतिना 


आशिविनेयों (द्वि० व०) | अश्विनी -:-ढक्‌ ] 1. दो अश्विनी 


दाम 4201 स पर्णशालामध्यास्य--रबु० १।९५, २।१७, ४७६, 
कुमार (दे के वैद्य) 2. नकुल और सहदेव के 


६1१०, भगवत्या प्राञ्निकपदमध्यासितव्यम्‌-मालवि० 


नाम, पाँच पांडवों म से अन्तिम दो । | १, अनु --1. निकट बैठाया जाना 2. सेवा करना, 
आश्विन (वि०) (स्त्री० -नो) घोडे द्वारा व्याप्त (यात्रा | मेवा में प्रस्तुत रहना- सखीम्यामन्वास्यते--श० ३, 
आदि) ` नऽध्वा ---सिद्धः० । । अन्वासितमस्न्धत्या---रघु० '१॥५६ 3. धरना देना 
आषाढः | आपाढ़ी १णिमा अस्मिन्मासे अण्‌ ] 1. हिन्दुओ -तामन्वास्य-रघु० २।२४, उद्‌-- उदासीन या बेलाग 
का एक महीना (जून और जुलाई में आने वाला), : होना, निश्चिन्त या निरपेक्ष होना, निष्क्रिय या अकमंण्य 
“आपाढ्स्य प्रथमदिवसे--मेघ० २, शेते विष्णः : होना--सत्किमित्यदासते भरता:--मा० १-- विधाय 
सदाषाढ़े कातिकै प्रतिबोव्यते- वि० पु० 2. हाक हरे दैर सामर्षे नराइरौ य उदासते-- शि० २७२, भग? 


लकड़ी का दण्ड जिसे संन्यासी धारण करते है - 
जिनापाढ्धर: प्रगल्भवाक्‌---कु० ६।३०,- ढा: 


7० १, उप - 1. सेवा में प्रस्तुत होना, सेवा 


५ त्र करना-- अम्बामुपास्य सदयाम्‌-- अस्व० 
या र११्वा नक्षत्र पूर्वापाढ़ तथा उत्तरापाटा.- दो । १३, पालसामान्यमृतवस्तमुपासते - कु० २1३६ 
आपाढ मास को पृणिमा ! 2 करना, की ओर जाना--उपासांचक्रिरे 

आष्टमः [अष्टम -डा] आठवां भाग | नि ःन्ववं किन्न रा: --भट्टि० ५१०७, ७८९, 3. 

आस्‌, आ: (अव्य०) निम्नांकित अर्थो को प्रकट करने भाय लेना, (पुण्य कृत्यो का) अनुष्ठान करना 4. 
वाला विस्मयादिद्यातक अव्यय. (क) प्रत्यास्मरण (समम) बिताना-उपास्य राजिशेप॑ तु--रामा ० 
"आ: उपनयतु नवान्‌ भजंपत्रम्‌--विक्रम० २ (ख) 5. मोगना, झेलना - अलं ते पांड्पुत्राणां भवत्या क्लेश- 
कोघ- आः कथमद्यापि रःक्षसत्रासः- - उत्तर० १-आः मुपासितुं-- महा०, मनु० ११।१८४ 6. आश्रय लेना, 
पापे तिष्ठ तिष्ठ - मा० ८ {य} पीडा- आः शीतम्‌ ; काम में लगाना, प्रयोग करना-- लक्षणोपास्यते यस्प 


काव्य १० (घ) अपाकरण (सरोष विरोध) : कुते-भा० द० २, 7. घनुविद्या का अम्यास करना 8. 


( १६७ ) 


प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, पर्युष---1. उपासना 
करना, पूजा करना, अचेना करना-पर्युपास्यन्त लक्ष्म्या 
---रघु० १०1६२, कु० २।३८, मनु० ७1३७, 2. (रक्षा 
के लिए) पहुँचना, शरण लेना, या संरक्षण में आना 
-- अशक्ता एव सवंत्र नरेन्द्र पर्युपासते-पंच० १1२४१, 
3. घेरना, घेरा डालना 4. भाग लेना, हिस्सा लेना 
5. आश्रय लेना, सम्‌ -1. बैठ जाता- प्रत्युवाच 
समासीनं वसिष्ठम्‌--रामा० 2. मिल कर बंठना, 
समुप - 1. सेवा के लिए प्रस्तुत रहना, पूजा करना, 
सेवा करना--समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयेवाविकृते- 
न्द्रियः श्रियः--रघु० ८1१४, 2. अनुष्ठान करना-ते 
त्रय: संध्यां समुपासत--रामा० । 

आसः [आस्‌--घज्म] 1. आसन 2. धनुष (-सम्‌, भी) स 
सासिः सा सुसू: सासः कि० १५५ । 

आसक्त (भू० क० कृ०)[आ+ सञ्ज्‌ नकत] 1. अत्यनुरक्त, 
कृतसंकल्प, जुटा हुआ, लगा हुआ-- (प्रायः अघि० के 
साथ या समास में) 2. स्थिर, टिका हुआ- शिखरा- 
सक्तमेघाः-- कु० ६।४०, 3. निरन्तर, अनवरत, 
शाश्वत । सम० - चित्त, चेतस्‌,-- मानस्‌ एकनिष्ठ, 
एकाग्र । 

आसक्तिः (स्त्री०) [आ-:सळ्जू--क्तिन्‌] 1. अनुराग, 
भक्ति, लगाव... बालिशचरितेष्वासक्ति:---का० १२०, 
2. उत्सुकता, ल्याव । 

आसङ्कः [आ- मज्‌ + घडा] 1. अनुराग, भक्ति--सुखा- 
सद्भूलुब्ध:-का० १७३, 2. सम्पर्क, अनुरक्ति, चिपकाव 
-- (पङ्कुजं) स दौवलासङ्गमपि प्रकाशते--कु० ५।९, 
३।४६ 3. साहचर्यं, संयोग, सम्मिलन,-- त्यवेत्वः कर्मे- 
फलासड्भं-- भग० ४२०, इसी प्रकार 'कान्तासङ्म्‌' 

आदि 4. स्थिरीकरण, बन्धन । 
आसङ्झिनी [आसङ्ग *इनि-: डीप्‌] चक्रवात, बगूला, हेला । 
आसञ्जनम्‌ [आ-+सञ्ज्‌-+ल्युट| 1. बाँधना, जमाना, 


(शरीर पर) धारण करना 2. फंस जाना, चिपकना ! 


- ब्रततिवलमासञ्जनात्‌-- ग ० १।३३, ५।१। 3. अन्‌ 
राग, भक्ति 4. सम्पर्क, सामीप्य । 

आसत्तिः [आ-:-सद्‌ = क्तिन्‌] 1. मिलन, सयोग 2. अंतरंग 
मेळ, घनिष्ठ सम्पर्क,-- किमपि किमपि मन्द मन्द्रमा 
मत्तियोगात्‌--उत्तर० १।२७, 3. उपलव्धि, लाभ, 
उपार्जन, 4. (तकं० में) सामीप्य दो या दो से अधिक 
निकटस्थ राशियों का सम्बन्ध और उनके द्वारा अभि- 
व्यक्त भाव--कारणं सन्निधान तु पदस्यासनिरुच्यते 
--भाषा० ८३ । 

आसन्‌ (नपुं०) मख (कमं ० द्वि० व० के पञ्चात्‌ सभी 


विभक्तियां में 'आस्य' के स्थान में विकल्प से आदेश | 


होने वाला शब्द) । 
आसनम्‌ [आस्‌ -:-ल्यूट्‌| 1. वेठना, 2. आसन, स्थान, स्टल 


स वासवेनासनसंनिकृष्टम्‌--कु० ३।२, आसनं मुच्‌ 
-- अपना आसन छोड़ना, उठना--रघु० ३१११, 3. 


एक विशेष अंगविन्यास या बैठने का ढंग--तु० प्म? 
वीर? 4. बैठ जाना या ठहरना 5. रतिक्रिया की 


विशेष विधि 6. शत्रु के विरुद्ध किसी स्थान पर डटे 
रहना (विप० यानम्‌), विदेशनीति के ६ प्रकारों मेंसे 
एक- संघिर्नाविग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः--अमर० 
मनु० ७१६०, याज्ञ० १३४६ 7. हाथी के शरीर का 
अगला भाग, घोड़े का कन्धा,--ना 1. आसन, तिपाई 
जिस पर बैठा जाय, टेक 2. बैठने का एक छोटा स्थान 
स्टूल 3. दुकान, आपणिका । सम० - बंधघीर (वि०) 
बैठने के लिए दृढ़ संकल्पवाला, अपने आसन पर दृढ़, 
— निषेदुषीमासनबन्घधीरः--रघु० २।६ । 

आसन्दी [आसद्चतेऽस्याम्‌--आ ! सद्‌ नट, नुम्‌ नि० डीप्‌] 
तकियेदार आराम कुर्सी । 

आसन्न (भू० क० कृ०) [ आ+-सद्‌ +क्त ] 1 उपागत 
(काळ, स्थान और संख्या की दृष्टि से ) निकट, 
-आसन्नविज्ञा:-- बीस के लगभग या निकट 2. निकट- 
वर्ती, सन्निहित -- आसन्नपतने कूले -शारी०,। सम० 

-कालः 1. मृत्यु का समय 2. जिसकी मृत्यु निकट, 

हो,- - परिचारक:--चारिका व्यक्तिगत सेवक, शरीर 
रक्षक । 


आसम्बाध (वि०) [आसमन्तात्‌ सम्बाधा यत्र ब० स०] 1. 
समवरुद्ध, रोका हुआ, (चारों ओर से) घेरा हुआ 
--आसम्बाधा भविष्यन्ति पन्थानः शरवृष्टिभिः 
रामा०। 

आसवः | आ- सु + अण्‌ ] 1. अर्क, 2. काढ़ा 3. मद्यनिष्कर्ष 

अनासवाख्यं करणं मदस्य- कु० १।३१, द्राक्षा? 
आदि । 

आसादनम्‌ | आ :-सद्‌ ` णिच्‌-!- ल्युट्‌ | 1. प्राप्त करना, 
उपलब्ध करना 2. आक्रमण करना । 

आसारः [ आ-: स्‌-‡-घञ्ञ्‌| 1. (किसी वस्तु की) मूसलाघार 
बौछार आसार सिक्तक्षितिबाष्पयोगात्‌--रघु० १३) 
२०, मेघ० १७. पुष्पासारैः -४३, इसी प्रकार तुहिन, 
झधिर' आदि --धारासारैवृष्टिर्बभूव- हि० ३, मूसला- 
घार बारिश हुई 2. शत्रु का घेरा डालना 3. 
आक्रमण, अचानक हमला 4. अपने किसी मित्र राजा 
की सेना 5. रसद, आहार - पंच० ३।४१। 

आसिकः | अमि ` -ठक्‌ ] खङ्गधारी, तलवार लिए हुए । 

आसिधारम | असिधारा इव अस्त्यत्र अण्‌ | एक प्रकार 
का ब्रतविद्येप --अभ्यस्तीव ब्रतमासिघारम्‌--रघु ० 
१२1६७, व्याख्या के लिए दे० असि के नीचे 'असि- 


धारा शब्द 
आसुतिः [स्त्री>) ¦ आ ` मु ‡ क्तिन्‌ [ 1. अकं, 2. काढ़ा । 
आसुर (वि) ` - स्वो०- -री) [ असुर अण्‌] (विप० 


( १६८ ) 


देवो) 1. असुरों से संबन्ध रखने वाला 2. भूत- 
प्रैतों से संबंध रखने वाला,--आसुरी माया, आसुरी 
रात्रि: आदि 3. नारकीय, राक्षसी-आसुरं भावमाश्रित: 
भग० ७1१५, (आसुर-आचरण के पूर्ण विवरण के 
लिए दे० भग० १६ | ७-२४)--रः 1. राक्षस, 2. 
आठ प्रकार के विवाहीं में से एक जिसमें कि वर, वघ 
को उसके पिता या पैतुकबांधवों से खरीद लेता है 
(दे० उद्दाह) --आसुरो द्रविणादानात्‌--याज्ञ० ११६१, 
मनु० ३॥३१,--री 1. शल्यचिकित्सा, जर्राही 2. 
राक्षसी--संभ्रमादासुरीभि:--वेणी० १।३। 

आसूत्रित (वि०) [ आ--सूत् +क्त ] 1. माला पहने हुए 
या माला के रूप में, 2. अंतग्रंथित । 

आसेकः [ आ+-सिच्‌+-घञ्‌ ] गीला करना, खींचना, 
ऊपर से उड़ेलना । 

आसेचनम्‌ [ आ-+-सिच्‌-|-ल्युट्‌ ] ऊपर से उडेलना, गीला 
करना, छिड़कना । 

आसेधः | आ--सिघ्‌--घज्न_ ] गिरफ्तारी, हिरासत, 
कानूनी प्रतिबंध यह चार प्रकार का है:--स्थानासेधः 
कालकृतः प्रवासात्‌ कर्मणस्तथा--नारद । 

आसेवा--वनम्‌ [ प्रा० स० ] 1. सोत्साह अभ्यास, किसी 
क्रिया का सतत अनुष्ठान, 2. बारंबार होना, आवृत्ति 
पापा? ८।३।१०२, आसेवनं पौनःपुन्यम्‌--सिद्धा० । 

आस्कन्दः --दनम्‌ [ आ-|-स्कन्द्‌--चञअ_ , ल्युट्‌ वा] 1. 
आक्रमण, हमला, सतीत्वनाश; परवनिता प्रगल्भस्य 
--वैशी० २, 2. चढ्ना, सवारी करना, रौंदना, 3. 
भर्त्सना, दुवंचन 4. घोड़े की सरपट चाल 5. लड़ाई, 
युद्ध! 

आस्कन्दितम्‌ --तकम्‌ [ आ-+-स्कन्द्‌ -] क्त, स्वार्थे कन्‌ वा ] 
घोड़े की चाल, घोड़े की सरपट चाल | 

आस्कन्दिन्‌ (वि०) [आ--स्कन्द्‌+-णिनि] चढ़ बैठने वाला, 
टूट पड़ने वाला-रघु० १७५२ । 

भास्तरः [ आ--स्तृ--अप्‌ ] 1. चादर, ओढ्ने का वस्त्र 
2. दरी, बिस्तरा, चटाई--शा० २२० 3. विस्तरण, 
फैलाव (वस्त्रादि) । 


आस्तरणम्‌ [ आस्तृ +-ल्युट्‌ ] 1. विस्तरण, बिछावन 
2. बिस्तरा, तह, कुसुम” फूलो की क्यारी--कु० ४। 
३५, तमाळपत्रास्तरणासु रन्तुम्‌-रघु० ६६४ 3. गद्दा, 
रजाई, बिस्तर के कपड़े 4. दरी 5. हाथी की जीन- 
पोश, साज-सामान, रंगीन झूल । 

आस्तारः [ आ 1-स्तु +-घञ्य्‌ ] फलाना, बिछाना, बखेरना । 
सम०--पङ्कक्तिः छन्द का नाम, दे० परिशिष्ट | 

आस्तिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अस्ति+-ठक्‌ ] 1. जो 
ईश्वर और परलोक में विश्वास रखता है 2. अपनी 
घर्म-परंपरा में विश्वास रखने वाला 3. पवित्रात्मा, 


मक्त, श्षद्धालु-आस्तिक: श्रदृदघानइच-याज्ञ ० १२६८ । 


आस्तिकता,--त्वमू, आस्तिक्यम्‌ [ आस्तिक--तल्‌ त्वल्‌ 
ष्यञ्च वा ] 1. ईश्वर और परलोक म विश्वास 2. 
पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा--भग० १८1४२ आस्तिक्यं 
श्रदूदघानता परमार्थष्वागमारथेषु--शंकर० । 

आस्तीकः एक प्राचीन मुनि, जुरत्कारु का पुत्र (जरत्कारु 
के बीच में पडने से ही जनमेजय ने तक्षक नाग को छोड 
दिया था, जिसके कारण कि सपैयज्ञ रचा गया था)। 

आस्था [ आ1-स्था--अङ ] 1. श्रद्धा, देखभाल, आदर, 
विचार, ध्यान रखना (अधि० के साथ )--मर्त्येंष्वा- 
स्थापराङमुखः--रघु० १०।४२ मय्यप्यास्था न ते चेत्‌ 
भतं ० ३1३० दे० 'अनास्था' भी 2. स्वीकृति, वादा 
3. थूनी, सहारा, टेक 4. आशा, भरोसा 5. प्रयत्न 6. 
दशा, अवस्था 7. सभा । 

आस्थानम्‌ [ आ--स्था--ल्युट्‌ ] 1. स्थान, जगह 2. नींव, 
आधार 3. सभा 4. देखभाल, श्रद्धा, दे० 'आस्था' 5. 
सभागृह 6. विश्वामस्थान,--नी सभा-भवन । सम० 
~ गृहम्‌, निकेतनम्‌, मंडपः सभाभवन । 

आस्थित (भू० क० कृ०) (कर्तृवाच्य के रूप में प्रयुक्त) 
रहने वाला, बसने वाला, आश्रय लेने वाला, काम में 
लगने वाला, अभ्यास करने वाला, अपने आपको 
ढालने वाला । 

आस्पदम्‌ [ आ¬-पद्‌-+-घ सुट्‌ च ] 1. स्थान, जगह, आसन, 
ठोर--तस्यास्पदं श्रीयुवराजसंशितम्‌--रघु० ३।३६, 
घ्यानास्पदं भूतपतेविवेश--कु० ३।४३, ५।१०, ४८, 
६९, 2. (आलं०) आवास; स्थल, आशय--करिण्यः 
कारुण्यास्पदम्‌ -भामि० १।२, 3. श्रेणी, दर्जा, केन्द्र- 
स्थान 4. मर्यादा, प्रामाणिकता, पद 5. व्यवसाय, काम 
6. थूनीं, आश्रय । 

आस्पन्दनम्‌ [ आ--स्पन्द्‌ +ल्युट्‌ ] धड़कना, काँपना । 

आस्पर्धा [ प्रा स० ] होड, प्रतिदंद्विता । 

आस्फालः [ आ+-स्फल्‌+-णिच्‌+-अच्‌ ] 1. मारना, 
रगड़ना, शनैः २ चलाना 2. फडफडाना 3. विशेष रूप 
से हाथी के कानों की फड़फडाहट । 

आस्फालनम्‌ [आ+-स्फल्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. रगड़ना, दबा 
कर रगड़ना, (पानी आदि का), हिलना फड्फड़ाना 
~¬अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूवंम्‌--श ० २।४, आसां 
जळास्फालनतत्पराणाम्‌--रधु० १६।६२, ३।५५, ६। 
७३, अमरु ५४, ऐरावत? कर्कशेन हस्तेन कु० ३।२२ 
2. घमंड, हेकड़ी । 

आस्फोटः [आ-स्फृट्‌+-अच्‌] 1. आक या मदार का पौधा 
2. ताल ठोकना,- टा नवमल्लिका का पोषा, जङ्गली 
चमेली । 

आस्फोटनम्‌ [आ+-स्फुट्‌--ल्युट्‌] 1. फटकना 2. काँपना 
3. फूंक मारना, फुलाना 4. सिकोड़ना, बन्द करना 
5. ताल ठोकना । 


( १६९ ) 


आस्माक (वि०) (स्त्री०--की), आस्माकीन (वि०) 
[अस्मद्‌--अणू, खडा, अस्माक आदेशः] हमारा, हम 
सब का--आस्माकदन्तिसान्निध्यात्‌-शि० २1६३, 
८1५२ । 

आस्यम्‌ [अस्यते ग्रासोश्त्र --अस्‌ --ण्यत्‌] 1. मुँह, जबडा 
--आस्यकुहरे विवृतास्यः 2. चेहरा, आस्यकमलम्‌ 3. 
मुख का वह भाग जिससे वर्णोच्चारण में काम लिया 
जाता है, 4. मुँह, विवर-ब्रणास्यम्‌, अङ्कास्यम्‌ आदि । 
सम०--आसवः लार, लुआब,--पत्रम्‌ कमल,-लाङ्झलः 
1 कुत्ता, 2 सूअर,--लोमन्‌ (नपुं०) दाढी । 

आस्यन्दनम्‌ [आ +-स्यन्द्‌+-ल्युट्‌] बहना, रिसता । 

आस्यन्धय (वि०) [आस्यं घयति-घे --ख मुम्‌] मुखचुम्बन 
करने वाला । 

आस्या--[आस्‌--क्यप्‌ | दे० आसना । 

आक्रम्‌ [अस्र 1-अण्‌] रुधिर । सम०--पः खून पीने वाला, 
राक्षस । 

आस्रवः [आ-खु-+अप्‌] 1. पीडा, कष्ट, दुःख 2. बहाव, 
स्रवण 3. (मवाद आदि का) बहना, निकलता, 
4. अपराध, अतिक्रमण 5. उबलते हुए चावलों का 
झाग । 

आस्रावः [आ-{-स्र+-घञ्ञ्‌] 1. धाव 2. बहाव, निकास 
3. लार 4. पीड़ा, कष्ट 

आस्वादः [आ +-स्वद्‌-घञ्ञ्‌] 1. चखना, खाना-चूताडकु- 
रास्वादकषायकण्ठ:---कु० ३।३२, हि० ११५२ 2. 
स्वाद लेना-ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं 
समर्थः- -मेघ० ४१, सुखास्वादपरः-हि० ४७६ 
3. सुखोपभोग करना, अनुभव करना, “वत्‌ (वि०) 
स्वादिष्ट, रसीला--आस्वादवद्धि: कवल॑स्तृणानाम्‌ 
--रधु० २।५। 

आस्वादनम्‌ [आ+ स्वद्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌] चखना, खाना । 

आह (अव्य०) [आ-हन्‌-ड] 1. निम्नांकित भावनाओं 
को द्योतन करने वाला विस्मयादिद्योतक भव्यय-(क) 
झिडकी (ख) कठोरता (ग) आज्ञा (घ) फेंकना, 
भेजना 2. 'कहना' 'बोलना' अर्थ को प्रगट करने वाली 
सदोष क्रिया के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक 
वचन का अनियमित रूप (भारतीय वेयाकरणों 
के मतानुसार यह रूप 'ब्र' धातु का है तथा पाइचात्य 
विद्वान्‌ इसको 'अह्‌' से बना हुआ मानते हैँ, संस्कृत 
भाषा में इस घातु के वर्तमान रूप--आह, आहतुः, 
आहुः आत्थ, और आहथुः हैं) । 

आहत (भू० क० कु) [आ-+-हन्‌+-क्त] 1. जिस पर 
प्रहार या आधात किया गया हो, पीटा गया (ढोल 
आदि) 2. रौंदा गया - पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधि- 
रोहति-शि० २।४६ 3. घायल, मारा हुआ 4. गुणित 
(गणित में) 5. लुढ़काया हुआ (पासा) 6. मिथ्या 

२२ 


कहा हुआ,--तः ढोल,--तम्‌ 1. नई पोशाक, नया 
वस्त्र 2. भावहीन या निरर्थक भाषण, असम्भावना की 
दृढोक्ति--उदा० एष वंध्यासुतो याति-सुभा० । सम० 
लक्षण (वि०) = आहितलक्षण । 

आहतिः (स्त्री०) [आ+-हन्‌+-क्तिन्‌] 1. हत्या करना 2. 
प्रहार, चोट, मारना, पीटना 2. यष्टि, छड़ी । 

आहर (वि०) [आ-+ह+-अच्‌] (समास के अन्त में) लाने 
वाळा, ले आने वाला, ग्रहणु करन वाला, पकड़ने 
वाला-समित्कुशफलाहरेः-रघु० १।४९,--२ 1. 
ग्रहण करना, पकड़ना 2. पुरा करना, सम्पन्न करना 
3. यज्ञ करना । 

आहरणम्‌ [आ+-हू +ल्युट्‌] 1. ले आना, (निकट) छाना 
समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌-श० १ 2. पकड्ना, 
ग्रहण करना 3. हटाना, निकालना 4. सम्पन्न करना, 
(यज्ञादिक) पूरा करना 5. विवाह के समय दुलहिन 
को उपहार के रूप में दिया जाने वाला धन, दहेज, 
-सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्रीः --रघु० ७३२ । 

आहवः [आ+-ह्वेन-अप्‌] 1. युद्ध, संग्राम, लड़ाई-एवं 
विघेनाहवचेष्टितेन--रघु ० ७।६७, हत्वा स्वजनमाहवे 
~भग० १।३१ 2. ललकार, चुनौती, आह्वान, "काम्या 
लड़ने की इच्छा 3. यज्ञ-तत्र नाभवदसौ महाहवे 
--शि० १४।४४। 

आहवनम्‌ [आ+-हुञ-ल्युट्‌] 1. यज्ञ--द्रष्टुमाहवनमम्रजन्म- 
नाम्‌--शि० १४३८ 2. आहुति । 

आहवनीय (स० कृ०) [आ+-हु+-अनीयर्‌] आहुति देने के 
योग्य,-यः गाहंपत्याग्नि से छी हुई अभिमन्त्रित अग्नि, 
तीन अग्नियों में से एक (पौवं) जो यज्ञ में प्रज्वलित की 
जाती हैं । दे० 'अग्नित्रेता' शब्द 'अग्नि' के नीचे । 

आहरः [आ--ह-+-घज्ण_] 1. लाना, ले आना, या निकट 
लाना 2. भोजन करना 3. भोजन--“वृत्तिमकरोत्‌ 
-"पंच० १, भोजन किया । सम०--पाकः भोजन का 
पचना,-विरहः भोजन की कमी, मूखों मरना,-सम्भवः 
शरीर का रस, लसीका । 

आहार्य (स० कृ०) [आ-+-ह+पण्यत्‌] 1. ग्रहण करने या 
पकड़ने के योग्य 2. लाने या ले आने के योग्य 3. 
कृत्रिम, नैमित्तिक, बाह्य--आहार्यशोभारहितैरमाये: 
--भट्टि० २१४, न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌--कि० 
४।२३, कु० ७२० पर मल्लि० भी, 4. साभिप्राय, 
अभिप्रेत,--उदा० रूपक में उपमेय या उपमान का 
आरोप जिसके विषय में वक्ता पूर्ण रूप से जानकार 
होता है । 5. श्रृंगार या आभूषा से संप्रेषित या प्रभा- 
वित, अभिनय के चार प्रकारों में से एक । 

आहावः [आ+-ह्वे+घञ्ञ्‌ ] 1. पशुओं को पानी पिलाने के 
लिए कुएं के पास बनी कूंड 2. संग्राम, युद्ध 3. आह्वान, 
लळकार 4. अग्नि । 


( १७० ) 


आहिण्डिकः [आहिड+-ठक्‌] निषाद पिता और वैदेही माता 
से उत्पन्न वर्णसंकर,--आहिडिको निषादेन वैदेह्यामेव 
जायते--मनु० १०३७ । 

आहित (भू० क० कु०) [आ-+घा-+-क्त] 1. स्थापित, 
जड़ा गया, जमा किया गया (घरोहर के रूप में रक्‍खा 
गया) 2. अनुभूत, सत्कृत 3. सम्पन्न, किया गया । 
सम०--अग्निः ब्राह्मण जो यज्ञ की पावन अग्नि को 
अभिमंत्रित करता हँ,--अंक (वि०) चिह्नित, चित्ती- 
दार,-- लक्षण (वि०) परिचायक चिह्न वाला, 
--कंकुत्स्थ इत्याहितलक्षणोञ्भूत्‌ --रघु० ६।७१ 
(मल्लि० के अनुसार--अच्छे गुणों के कारण प्रख्यात) । 

आहितुण्डिकः | अहितुण्डेन दीव्यति ठक्‌ ] बाजीगर, सपेरा, 
ऐन्द्रजालिक या जादूगर- अहं खल्वाहितुण्डिको जीणं- 
विषो नाम--मुद्रा० २। 

आहुतिः (स्त्री?) [आ- हु क्तिन्‌ ] 1. किसी देवता 
को आहुति देना, पुण्यकृत्यों के उपलक्ष्य में किये जाने 
वाळे यज्ञों में हवनसामग्री हवन कुंड में डालना 
---होतुराहुतिसाधनम्‌---रघु० १।८२, 2. किसी देवता 
को उद्दिष्ट करके दी गई आहुति (हवनसामग्री) । 

आहुतिः (स्त्री) [ आ+ह्वेञक्तिन्‌ | चुनौती, ललकार, 
आह्वान । 

आहेय (वि०) [ अहि--ढक्‌ | साँपों से संबंध रखने वाला 
--पंच० १।१११। 

आहो (अव्य०) निम्नांकित भावनाओं को व्यक्त करने 
वाला विस्मयादि द्योतक अव्यय, (क) सन्देह या 
विकल्प, प्रायः 'किम्‌' का सहसंबंधी-- कि वेखात्ञसं 
व्रतं निषेवितव्यम्‌ ......... आहो निवत्स्यति समं हरि- 
णांगनाभि:--श० १।२७, दारत्यागी भवाम्याहो 
परस्त्रीस्पशेपांसुल:--श० ५।२६ (ख) प्रश्‍नवाचकता 
--। सम०--पुरुषिका 1. अत्यधिक अहंमन्यता या 
घमंड--आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनि 
--अमर०, आहोपुरुषिकां पश्य मम सद्रत्नकान्तिभिः 

-भट्रि० ५।२७, 2. सैनिक आत्मश्लाघा, शेखी 

बघारना 3. अपने पराक्रम की डींग मारना--निज- 
भुजबलाहोपुरुषिकाम्‌-भामि ० १।८४,-स्बित्‌ (अव्य०) 
'संदेह' 'संभावना' 'संभाव्यता' आदि भावनाओं को 
प्रकट करने वाला अव्यय ('किम्‌' का सहसंबंघी) 


--आहोस्वित्रसवो ममापचरितैविष्टम्भितो वीरुधाम्‌ 
>-श० ५९, कि द्विजः पचति आहोस्विद्‌ गच्छति 
—सिद्धा० । 

आह्वम्‌ [अल्लां समूहः- अञ्ञ] दिनों का समूह, बहुत दिन । 

आहल्लिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [अल्लि भवः, अह्ना 
निर्वृत्तः साघ्यः--ठञ्ञ,] 1. दैनिक, प्रति दिन का, प्रति 
दिन किय। गया, दिन भर किया गया घामिक 
संस्कार या कतँव्य जो प्रति दिन नियत समय 
पर किया जाने वाला है, प्रतिदिन किया जाने वाला 
कार्य, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना आदि 
कृताह्निकः संवृत्तः--विक्रम० ४, 2. दैनिक भोजन 
3. दैनिक कार्य या व्यवसाय । 

आहलादः [ आ+ह्वाद+घजा ] खुशी, हर्ष--साह्लादं 
वचनम्‌-पंच ० ४ । 

आहलादनम्‌ | आ-+ह्वादु--ल्‍ल्युट्‌ | प्रसन्न करना, खुश 
करना । 

आह्व (वि०) [आ+हछे+ड ] 1. जो पुकारता है, 
बुलाता हैं, बुलाने वाला-ह्वा [ आ+ह्वे अड-- 
टापू ] 1. बुलाना, पुकारना 2. नाम, अभिधान (प्रायः 
समास के अन्त में )--अमृता ह्वः, शता ह्वः, आदि । 

आह्वयः [आ+ह्वेश-बा० ]--1. नाम, अभिधान 
(समास का अन्तिम पद) काव्यं रामायणाह्वयम्‌ 
-~रामा० 2. एक कानूनी अभियोग जो मूर्गो की 
लड़ाई जैसे पशु-खेलों में होने वाले झगड़ों से पदा हो 
(कानून के १८ नामों में से एक)--पणपूर्वकं पक्षि- 
मेषादियोधनं आह्वयः-मनु० ८।७ पर राघवानन्द 
की व्याख्या । 

आह्वयनम्‌ [ आ+-ह्वे+णिच्‌)-ल्युट्‌ ] नाम, अभिधान । 

आह्वानम्‌ [ आ-+-ह्वे+-त्युट्‌ ] 1. ललकार, आमन्त्रण 2. 
बुलावा, निमन्त्रण, आमन्त्रित करना, सुहुदा ह्याचं 
प्रकुर्वीत-पंच० ३।४७, 3. कानूनी आमंत्रण (कचहरी 
या सरकार से किसी न्यायाधिकरण के सन्मुख उप- 
स्थित होने के लिये बुलावा) 4. देवता का संबोधन 
मनु ० ९।१२६, 5. चुनौती 6. नाम, अभिधान । 

आह्वायः [ आ+ हे न घडा, ] 1. बुलावा 2. नाम । 

आह्वायकः [ आञ+ह्वे-ण्वुलू | 1. दूत, संदेशवाहक 
--आद्वायकान्‌ भूमिपतेरयोध्याम्‌ भट्टिः २४३ । 


इ अ~ उञ्ञ | कामदेव (अव्य०) (क) क्रोध (ख) 
पुकार (ग) करुणा (घ) झिडकी तथा (ङ) आश्‍चर्य 


श्प 


की भावना को प्रकट करने वाला विस्मयादिद्योतक 
अव्यय । 


(२१७१ 


इ (क) (अदा० पर०) (एति, इतः) 1. जाना, की ओर 


जाना, निकट आना--शशिनं पुनरेति शवेरी--रघु० 
८५६ 2. पहुँचना, पाना, प्राप्त करना, चले जाना 
--निर्बुद्धि: क्षवमेति--मृच्छ० ११४, नष्ट हो जाता 
है, बर्वाद होता है, इसी प्रकार वशं, शत्रुत्वं, शूद्रताम्‌ 
आदि, (ख) (म्वा० उभ०)=दे० अय्‌ (ग) 
(दिवा० आ०) 1. आना, आ घमकना 2. भागना 
घूमना 3. झीघ जाना, बार बार जाना! अति--1. 
परे चले जाना, पार करना, ऊपर से चले जाना-जवा- 
दतीये हिमवानधोमुखैः - कि० १४।५४,- स्थातव्यं ते 
नयनविषयं यावदत्येति भानु:--मेघ० ३४, दृष्टि से 
ओझल हो जाता है 2. आगे बढ़ जाना, पीछे छोड़ 
देना, पछाड़ देना,-सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च 
वर्तन्ते वाजिन:--श० १, त्रिस्रोतसः कान्तिमतीत्य 
तस्थौ -कु० ७1१५, शि० २।२३ 3. पास से निकल 
जाना, पीछे छोड़ देना, भूल जाना, उपेक्षा करना-- 
दा० ६।१६, रघु० १५३७ 4. बिताना, बीतना 
(समय का) - अत्येति रजनी या तु--रामा०, अतीते 
दशरात्रे, दे० 'अतीत', अषि--1. याद रखना, चिन्तन 
करना, खेद पूर्वक याद करना (संव० के साथ) 
रामस्य दयमानोसावध्येति तव लक्ष्मण:--भट्टि:० 
८1११, १८।३८, कि० ११।७४ 2. ('अधीते' इस 
अर्थ में सदैव 'आत्मनेपद' ) शिक्षा प्राप्त करना, अध्य- 
यन करना, पढना--उपाध्यायादधीते-सिद्धा०, सो- 
३घ्यैष्ट बदान्‌--भट्टि० १।२, (--प्रेर० अध्यापयति, 
इच्छा ०--अधिजिगांसते) अनु _-, 1. अनुसरणकरना, 
पीछे चलना--प्रयतां प्रातरत्वेतु--रघु० १।९० 2. 
सफल होना 3. अनुगमन (व्या० या रचना में) 
आज्ञा मानना, अनुरूप होना, अनुकरण करना, 
अन्बा---, पीछे जाना, अनुसरण करना, अन्तर्‌ 
1. बीच में जाना, हस्तक्षेप करना 2. रोकना, बाधा 
जळना 3. छिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना--दे० 
अन्तरित', अप -1. चले जाना, बिदा होना, पीछे 
हटना, लौट पड़ना, अपेहि --दूर हो जाओ, दूर हटो 
2 वंचित होना, मुक्त होना --दे० 'अपेत' 3. मरना, 
नष्ट होना, अभि --, 1. जाना, पहुँचना, निकट जाना 
--अस्मानत्तमितोःम्येति भट्टिः ७1८४ 2. अनुसरण 
करना, सेवा करना 3. प्राप्त करना, मिळना, भुग- 
तना, ( अच्छी बुरी बातें) भोगना, अभिप्र--, की 
ओर जाना, इरादा करना, अर्थ रखना, उद्देश्य बना 
कर-_कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌--पा० १।४।३२ 
अम्या -- पहुँचना, अम्युद्‌ ~+ 1. उठता, ऊपर जाना 
2. (आलं ०) फलना-फूलना, समृद्ध होना, अभ्युप-- 
1. निकट जाना, पहुंचना आपहुंचना-- व्यतीतकाल- 
स्त्वहमम्युपेतः-रघु० ५।१४, १६।२२, 2. विशिष्ट 


) 


दशा को पहुँच जाना, प्राप्त करना-सत्यं न तद्यच्छ- 
लमम्युपैति--हि० ३।६१, 3. जिम्मेवारी लेना, सह- 
मत होना, स्वीकार करना, (कोई काम करने की) 
प्रतिज्ञा करना; --मन्दायंते न खलु सृह्ृदामभ्युपेताथे- 
कृत्या:--मेघ० ३८ 4. मानलेना, अपना लेना, 
स्वीकार करना, 5. आज्ञा मानना, अधीनतः स्वीकार 
करना, अव--, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, जानकार 
होना--अवेहि मां किडुरमष्टमूत:--रघु० २1२५, 
कु० ३३१३, ४।९, आ---, आना, निकट खिसकना। 
उद्‌--1. (तारे आदि का) उदय होना, (आलं० भी) 
आना, ऊपर उठना--उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम्‌-- 
श० ७1३०, उदेति सविता ताम्रः--आदि 2. उठना, 
उछलना, पैदा किया जाना 3. फलना-फूलना, समृद्ध 
होना, उप--, 1. पहुंचना, निकट खिसकना, पास 
जाना- योगी परं स्थानमुपंति चाद्यम्‌--भग० ८।२८ 
2. निकट जाना, में से निकलना, प्राप्त करना, (किसी 
दशा को) पहुंच जाना,--उपैति सस्यं परिणामरम्य- 
ताम्‌-कि० ४।२२, 3. आ पड़ना, निर्‌-_, बिदा 
होना, प्रस्थान करना, परा-, 1. चले जाना, दौड़ जाना, 
भाग जाना, वापिस मुड़ना,--यः परेति स जीवति-- 
पंच० ५।८८ “भागते वाला अपनी जान बचा लेता 
हैँ, तु०, 'जान बचाने के लिए भायना, 2. पहुँचना, 
प्राप्त करना--कि० १३९ 3. इस संसार से कूच 
करना, मरना, दे० परेत, परि--,1. परिक्रमा करना, 
प्रदक्षिणा करना,-चरणन्यासं भक्तिनञ्जः परीयाः-- 
मेघ० ५५, मनु० २।४८, 2. घेरना, चारों ओर चक्कर 
लगाना -हुतवहपरीतं गृहमिव--दा० ५1१०, विषव- 
ल्लिभिः परीताभिर्महौषधिः-रघु० १२।६१, इसी प्रकार 
“कोपपरीत' 3. पास जाना, (चीजों का) चिन्तन करना 
4. बदलना, रूपान्तरित होना, प्र--,1. निकल जाना, 
बिदा होना, धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति-- 
केन० 2. (अतः) जीवन से बिदा लेना, मरना, प्रेत्य 
-- मर कर--न च तत्रत्य नो इह--भग० १७२८ 
मनु० २।९, २६, प्रति-, 1. वापिस जाना, लौट जाना, 
-प्रतीयाय गुरोः सकाशम्‌--रघु० ५।३५, भट्टि ३।१९ 
2. विश्‍वास करना, भरोसा करना--कः प्रत्येति सैवेय- 
मिति--उत्तर० ४, 3. ज्ञान प्राप्त करना, समझना, 
जानना---प्रत्तीयते धातृरिवेहितं फले:--कि० १।२०, 
शि० १।६९ 4. विख्यात होना, प्रसिद्ध होना-सोऽयं 
वटः श्याम इति प्रतीतः--रघु० १३।५३ 5, प्रसन्न 
होना, संतुष्ट होना ---रघु० ३1१२, १६।२१ [प्रेर०-- 
प्रत्याययति) विश्वास दिलाना, भरोसा पैदा करना 
-“बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ श० ५1२१, 
ता: स्वचारिश्यमुद्दिश्य प्रत्याययतु मैथिली--रघु० 
१५।७३, प्रत्युद्‌ -, स्वागत या सत्कार करने के लिए 


( २१७२ 


उठ कर अगवानी करना --रपर्यया प्रत्युदियाय पार्वती 
फे" ५३१, बि--, 1. चले जाता, विदा होना 
तस्यामहं त्वयि ब संप्रति वीतचिन्त:--श० ५1१२, 
इसी' प्रकार बीतभप, वीतकोघ 2, परिवतित होना 
--सदृशं मिषु छिभेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ --सिद्धा० 3. 
खर्च करना --३० व्यव, बिपरि--, बदलता (बुराई 
के लिये) दे० विपरीत, व्यति--, 1. बाहर जाना, 
पथविचलित होना, अतिक्रमण करना--रेखामात्र- 
मपि क्षुण्णादा मनोवेत्मंन: परम्‌ , न व्यतीयुः प्रजा- 
स्तस्य नियन्तुर्ने मिवृतय: । रघु० १।१७, 2. (समय 
का) गुजरना, व्यतीत होना--सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि 
तस्य दिनानि --रघु० २1२५, व्यतीते काले-आदि 3. 
परे चले जाना, पीछे छोड्ना--- रधु० ६1६७, व्यप-- 
1. विदा होना विचलित होना, मुक्त होना--व्यपेतम- 
दमत्सर:--याश ० १।२६७. स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेण 
-7२1५, 2. चले जाना, जुदा हीना, अलग-अलग होना 
--समेत्स च व्यपेयातःस्‌--हि० ४।६, मनु० ९1१४२, 
११।९७, सम्‌--,इकटटे आना, इकट्ठे मिळना, समनु--, 
साथं चलता, अनुसरण करना, समव--, 1. एकत्र 
होना, इकट्ठे आना --समवेता युयुत्सव:--मग० १।१, 
2. संबद्ध होना, संयुक्त होना दै० समवाय, समा--, 
इकट्ठे आना या मिलना-समेत्य च व्यपेयाताम्‌--हि० 
४1६९, ससुद्‌--3एकत्र होना, संचित होना--अयं समु- 
दितः सर्वो गुणानां गणः---रत्न० १।६, समुष--, उपः 
लब्घ करना, प्राप्त करना, संप्रति --, निर्णय करना, 
निश्चित करना, निर्धारित करना, अनुमान लगाना 
नकि तेत्कधं वेत्युपलब्बसंज्ञा विकल्पयन्तोऽपि न संप्र 
तीयु:--भट्टि ० ११।१०। 


इक्षवः (ब० व०) गन्ना, ईख,.ऊख । 
इक्षुः [ इष्यतेऽसौ माधुर्यात्‌--इष्‌+-क्सु ] गन्ना, ईख । 


सम०--काण्डः,--डम्‌ गन्ने की दो जातियाँ - काश 
और मुञ्जतृण, कुट्टकः गन्ने इकट्छे करने वाला 
“दा एक सदी का नाम,--पाकः गुड़, शीरा, राब, 
--भक्षिका गुड़ और शक्कर से बना भोज्य पदार्थ, 
मती, मालिनी,--मालबी एक नदी का नाम, 
~ मेहः मधुमेह्‌.--यन्त्रम्‌ गन्ना पेलने का कोल्ह, 
रसः 1. गन्ने का रस 2. गुड़, राब या शक्कर, 
--वणम्‌ गर्ने का खेत, गन्ने का जंगल,-- वाटिका, 
~ बाटी, गन्नों का उद्यान,--विकारः शक्कर, गुड़ 
या राव,--सारः गुड़ या राब । 


इक्षुक: [ स्वार्थे कन्‌ ] गन्ना, ईस, दे० इक्षु । 
इक्षुकीया [ इक्षुक-+-छ स्त्रियां टापू | गन्नो की क्यारी । 
इक्षुरः | इक्षुम्‌ राति--इति राञ-क ] गन्ता, ईख । 


इक्वाकुः [ इक्षुम्‌ इच्छाम्‌ आकरोति इति -इक्षुू_-आ--कृ 
जड ] अयोध्या में राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं 


) 


का पूर्वे पुरुष, यह वैवस्वत मनु का पुत्र था--और 
सूर्यवशी राजाओं में सबसे प्रथम पुरुष था 1--इक्ष्वाकु 
वंशोभिमतः प्रजानाम्‌ -उत्तर० १।४४ 2. इक्ष्वाकु की 
सन्तान--गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलब्रतम्‌ 
--रघु० ३७०] 


इख्‌, इंङ्ख्‌ (म्वा० पर०) (एखति, इछ्धति) जाना, 


हिलना-डुलना, (प्रायः 'प्र' के साथ) हिलना-डुलना, 
काँपना--मा० ६। 


इडग्‌ (स्वा० उभ०) (इङ्गति-ते, इङ्गित) 1. हिलना, 


कॉपना, क्षुब्ध होना -यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते 
-उभग० ६1१९, १४२३ 2. जाना, हिलना-डुलना । 


इङ्ग (वि०)[इङग्‌+-क} 1. हिलने इलने योग्य 2. आइचर्य 


जनक, विस्मयकारी,--गः 1. इशारा या संकेत 2. 
इंगित द्वारा मनोभाव का संकेत देना । 


इङ्गनम्‌ [ इङग्‌-+-स्युट्‌ ] 1. हिलना-डुलना, कांपना 2. 


ज्ञान, दे० इंग' । 


इङ्झितम्‌ [ इङग्‌+-क्त ] 1. धड़कना, हिलना 2. आन्तरिक 


विचार, इरादा, प्रयोजन--°आकारवेदिभि:---का० 
७, पंच० १।४२३, अगूढसऱद्भावमितीङ्गितज्ञया--कु० 
५।६२, रघु० १।२०, शि० ९।६९ 3. इशारा, संकेत, 
अंगविक्षेप--पंच० ११४४. 4. विशेषतः शरीर के 
विभिन्न अंगों की चेष्टा जो आन्तरिक इरादों का 
आभास दे देती हैं, अंगविक्षेप आन्तरिक भावनाओं को 
प्रकट करने में समर्थ है--आकारौरिज्ितगंत्या'***-+** 
गृह्यतेऽन्तर्गतं मन:--मनु० ८२६, । सम०-_कोविद, 
नाश (वि०) बाहरी अंगचेष्टाओं के द्वारा आन्तरिक 
मनोभावों की व्याख्या करने में कुशल, संकेतों को 
जानने वाला । 


इड्गुदः,-दी [इङग्‌-]-उ---इङगु: तं यति खंडयति इति-दो -|- 


क ] एक औषधि का वृक्ष, हिंगोट का वृक्ष, मालकंगनी 
-“इडंगुदीपादप: सोध्यमू--उत्तर० १।१४, --दम्‌ 
इंगुदी का फल। 


इच्छा [इष्‌+-श+-टाप्‌] 1. कामना, अभिलाष, रुचि,--- 


इच्छया--रुचि के अनुसार 2. (गणित में) प्रश्‍न या 
समस्या 3. (व्या० में) सन्नन्त का रूप । सम ०--दानम्‌ 
अभिलाष का पूर्ण होना,--निवृत्तिः (स्त्री०} कामनाओं . 
की शान्ति, सांसारिक इच्छाओं के प्रति उदासीनता, 
फलम्‌ किसी प्रश्‍न या समस्या का समाधान 
रतम्‌ अभिलषित खेल- मेघ० ८९, --वसुः कुबेर 
- संपद्‌ (स्त्रीश) किसी की कामनाओं का पूर्ण 
होना । 


इज्यः [ यज्‌+-क्यपू ] 1: अध्यापक 2. देवों के अध्यापक 


बृहस्पति की उपाधि । 


इज्या [ इज्य ] टाप्‌ ] 1. यज्ञ--जगत्प्रकां तदशेषमिज्यया 


-रघु० ३४८ १६८, १५२, 2. उपहार, दान 3. 


( १७३ ) 


प्रतिमा 4. कुट्टिनी, दूतिका, गाय । सम० -झ्लोलः सदा 
यज्ञ करने वाळा । 

इद्चरः [ इषा कामेन चरति--दइष्‌न-क्विप्‌ ==इट्‌त-चर्‌ 
--अचू ] बैल या बछड़ा जो स्वच्छन्दता पूर्वक घूमने 
के लिए छोड़ दिया जाय । 

इडा-ला [ इल्‌ [-अच्‌ , लस्य डत्वम्‌ | 1. पृथ्वी 2. भाषण 
3. आहार 4. गाय 5. एक देवी का नाम, मनु की 
पुत्री 6. बुध की पत्नी तथा पुरूरवा की माता । 

इडिका [ इडान-क, इत्वम्‌ ] पृथ्वी । 

इतर (सा० वि») (स्त्रीश, नपुं०-रत्‌) [ इना 
कामेच तर:--इति--तु+-अप्‌] 1. अन्य, दूसरा, दो में 
से अवशिष्ट--इतरो दहने स्वकर्मणाम्‌ रघु० ८२०, 
अने० पा० 2. शेष या दूसरे (ब० ब०) 3. दूसरा, से 
भिन्न (अपा० के साथ) इतरतापशतानि यथेच्छया 
बितर तानि सहे चतुरानन--उद्धट, इतरो रावणादेव 
राघवानुचरो यदि--भट्टि० ८१०६ 4. विरोधी, या 
तो अकेला स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता हैँ अथवा विशे- 
षण के साथ, या समास के अन्त में-जङ्कमानीतराणि 
च--रामा०, विजयायेतराय वा--महा० इसी प्रकार 
दक्षिण” (वायां) वाम” (दायां) आदि 5. तीच 
अघम; गंवार, सासान्य--इतर इव परिभूय ज्ञानं भन्म- 
थेन जडीकृत:-का ०-१५४ । सम०--इतर (सा० वि०) 
पारस्परिक, स्व-स्व, अन्योस्य--? आश्रयः--पा रस्परिक 
निर्भरता, अन्योन्य संबंध “योगः 1. पारस्परिक संबंध 
या मेल, शि० १०१२४, 2. द्वन्द्व समास का एक प्रकार 
(विप० सझाहार इन्द्र) जहाँ कि प्रत्येक अंग पृथक्‌ 
रूप से देखा जाता है । 

इतरतः; इतरत्र (अज्य०) [ इतर--तसिल, त्र बा] 
अन्यथा, उससे भिन्न, अन्यत्र--दे० अन्यतः, अन्यत्र । 

इतरथा (अव्य०) [ इतर--थालरू ] 1. अन्य रीति से, और 
ढंग से 2. प्रतिकूल रीति से 3. दूसरी ओर । 

शो (अव्य०) { इतर--एयुस्‌ | अन्य दिन, दूसरे 
दिन । 

इतस्‌ (अव्य०) [ इदम्‌ -तसिल्‌ ] 1. अतः, यहाँ से, 
इधर से, 2. इस व्यक्ति से, मुझ से--इतः स दैत्यः 
श्राप्तश्नीनेंत एवाहंति क्षयम्‌-- कु० २२५ 3. इस 
दिशा में, मेरी ओर, यहाँ--इतो निषीदेति. विसुष्ट- 
भूमिः-कु० ३।२, प्रयुकतमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ 
--रधु० २।३४, इत इतो देवः--इवर इस ओर महा- 
राज ! (नाटकों में) 4. इस लोक से, 5. इस समय 
से, इतः-- इतः--एक ओर--दूसरी ओर या एक 
स्थान में--डूसरे स्थान पर, यहाँ--बहाँ । 

इतिं (अव्य०) [ इ--क्तित्‌ ] 1. यह अव्यथ प्रायः किसी 
के हारा बोळे गये, या बोळे समझे भये शब्दों को वैसा 
का वैसा ही रख देने के लिए प्रमुक्त किया जाता हूँ 


जिसको कि हम अंग्रेजी में अवतरणांश चिन्हों द्वारा 
प्रकट करते हैं, इस प्रकार कही गई बात हो सकती है 
(क) एक अकेला शब्द जो शब्द के स्वरूप को दर्शाने 
के लिए प्रयुक्त किया गया हो (शब्दस्वरूपद्योतक )-राम 
रामेति रामेति कूजन्तं मधुराक्षरं--रामा०, अतएव 
गवित्याह--भर्तृ०„ (ख) या कोई प्रातिपदिक जो 
कि अपने अर्थों को संकेतित करने के लिए कर्तुकारक 
में प्रयुक्त होता हुँ ( प्रातिपादिकार्थद्योतक) ---चय- 
स्त्विषामित्यवघारितं पुराः" ”'कभादमुं नारद इत्य- 
बोधि सः--शि० १।३, अवैमि चैनामनघेति --रघु० 
१४।४०, दिलीप इति राजेंद:--रघु० १।१२, (ग) 
या पूरा वाक्य जब कि 'इति' शब्द वाक्य के केवल 
अंत में ही प्रयुक्त किया जाता हूँ (वाक्यार्थयोत्तक), 
ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणांक इति 
--शि० १।१३, 2. इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्‍त 
“इति' के निम्नांकित अर्थ हूँ (क) 'क्योंकि', 'यतः' 
“कारण यह कि' आदि शब्दों से व्यक्तीकरण--बैदे- 
शिकोऽस्मीति. पूच्छामि--उत्तर० १ पुराणमित्येव न 
साधु सर्वम्‌--मालवि० १।२, प्रायः 'किम्‌' के साथ 
(ख) अभिप्राय या प्रयोजन--रघु० १।३७ (ग) 
उपसंहार द्योतक ( विप० 'अथ' ), इति प्रथमोऽ्धूः 
यहाँ प्रथम अंक का उपसंहार होता हं 
(घ) अतः, इस प्रकार, इस रीति से--इत्युक्तवन्तं 
परिरम्य दोर्म्याम्‌--कि० ११।८० (ङ) इस स्वभाव 
या विवरण वाला--गौरश्वः पुरुषो हस्तीतिजातिः (च) 
जैसा कि नीचे है, नीचे लिखे परिणामानुसार--रामा- 
भिधानो डेल मगत 3 १३१ (छ) जहाँ 
तक*'*, की हैसियत से, के विषय में (घारिता और 
संबंध प्रकट करते हुए)--पितेति स पूज्यः, अध्यापक 
इति निन्द्यः, शीघ्रमिति सुकरम्‌, निभृतमिति चिन्तनीयं 
भवेत्‌--श० ३. (ज) निदर्शन (प्रायः 'आदि' के 
साथ) इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः-चन्द्रा० 
गौः शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादौ-काव्य० २, (झ) मानी 
हुई सम्मति या उद्धरण--इति पाणिनिः, इत्यापिशलिः, 
इत्यमरः विश्वः आदि (ज्य) स्पष्टीकरण । सम० 
--अर्थ: भावार्थ, सार,-- अर्थस्‌ (अव्य०) इस प्रयो- 
जन के लिए, अतः,--कथा अर्थहीन या निरर्थक बात, 
-कर्तव्य,-- करणीय (वि०)नियमतः उचित या आव- 
चयक (ड्यम्‌,-यम्‌) कर्तव्य, दायित्व, °ता,-- कार्यता, 
-कृत्यता कोई भी उचित या आवश्यक कार्य,-कतब्य- 
तत्मूढः कि कतंव्य विमूढ, असमंजस में पड़ा हुआ, 
व्याकुल, हतबुद्धि,-मात्र (वि०) इतने विस्तार वाला, या 
ऐसे गुण का,-बृत्तम्‌ 1. घटना, बात 2. कथा, कहानी । 

इतिह (अव्य०) [ इति एवं ह किळ--द० स० ] ठीक इस 
प्रकार, बिल्कुल परंपरा के अगुख्प। 


( १७४ ) 


इतिहासः [ इति--ह--आस (अस्‌ धातु, खिट्‌ लकार, 
अन्य पु०, ए० व०) ] 1. इतिहास (परंपरा से प्राप्त 
उपाख्यान समूह) -वर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वि- 
तम्‌, पूर्ववृत्तं कथायुक्समितिहासं प्रचक्षते । 2. वीर- 
गाथा (जैसा कि महाभारत) 3. एतिहासिक साक्ष्य, 
परपरा (जिसको पौराणिक एक प्रमाण मानते हैं) । 
सम०--निबन्धनम्‌--उपाख्यानयुक्त या वर्णनात्मक 
रचना । 

इत्यम्‌ (अव्य०) [ इदम्‌ थमु] इस लिए, अतः, इस 
रीति से--इत्थं रतेः किमपि भूतमदृश्यरूपम्‌-कु० 
४४५, इत्थं गते--इन परिस्थितियों के कारण । 
सम०--कारम्‌ (अव्य०) इस प्रकार,--भूत (वि०) 
1. इस प्रकार परिस्थितियों में फंसा हुआ, ऐसी दशा 
में प्रस्त--कु० ६।२६ कथमित्थंभूता--मालवि० ५, 
का० १४६, 2. सच्चा, यथातथ्य, सही (जैसे कि 
कहानी) ,--विध (वि०) 1. इस प्रकार का 2. इस 
प्रकार के गुणों से युक्त । 
(वि०) [ इण्‌+-क्यप्‌, तुक्‌ ] जिसके पास जाया 
जाय, जहाँ पहुँचना उपयुक्त हो--इत्यः शिष्येण गुरु- 
वत्‌,-त्या 1. जाना, मागं 2. डोली, पालकी । 

इत्दर (मि०) (स्वी०--री) [ इण्‌+-क्वरप्‌, तुक्‌ ] 1 
जाने वाला, यात्रा करने वाला, यात्री 2. क्रूर, कठोर 
3. नीच, अधम 4. घृणित, निद्य 5. निर्धन,-रः हिजड़ा 
—री 1. व्यभिचारिणी, कुलटा 2. अभिसारिका । 

इदम्‌ (सा० वि०)[पुं०-अथयम्‌, स्त्री ०-इयम्‌, नपु ०-इदम्‌] 
[ इन्द्‌ञ- कमिन्‌ | 1. यह--जो यहाँ है (वक्ता के 
निकट की वस्तु की ओर संकेत करते हुए--इदमरतु 
संनिकृष्टं रूपम्‌) इदं तत्‌''` इति यदुच्यते--शा 
५, यह है कथन की सत्यता 2. उपस्थित, वर्तमान 
('यहाँ' की भावना को प्रकट करने के लिए कर्तुं कारक 
के रूप प्रयुक्त किये जते हैँ-इयमस्मि-यह रही 
मै, इसी प्रकार,-इमे स्मः, अयमागच्छामि-यह मैं 
आता हूँ) 3. यह शब्द तुरन्त ही बाद में आने वाली 
वस्तु की ओर संकेत करता हे जब कि 'एतद्‌' शब्द 
पूर्ववर्ती वस्तु की ओर - अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा 
सह्िरनुण्ठितः--मनु० ३।१४७. (अयम्‌ == वक्ष्य- 
माणः--कुल्लू०) श्रुत्देतदिदमूचुः--4. किसी वस्तु 
को अधिक स्पष्टतया या बलपूर्वक बतलाने या कई 
बार शब्दाधिक्य प्रकट करते के लिए यह शब्द यत्‌, 
तत्‌, एतद्‌, अदसू, किम्‌ अथवा किसी पुरुष वाचक 
सरवगाम के साथ जुड़ कर प्रयुक्त होता है---कोऽयमा- 
चरत्यविनयम्‌ --श० १।२५, सेयम्‌, सोऽयम्‌-यह यहाँ, 
--अ्यमहं भो --दा०, ४, अरे यहाँ तो में हूँ । 

इदानीम्‌ (अत्य ०) [ इदम्‌ +-दानीम्‌, इश्‌ च | अव, इस 
समय, इस विषय में, अभी, अब भी--वत्से प्रतिष्ठ- 


स्वेदानीम्‌ श० ४, आर्यपुत्र इदानीमसि--उत्तर० ३, 
इदानोमेव--अभी, इदानोमपि-अब भी, इस विषय 
में भी । 

इदानीन्तन (वि०) (स्त्री ०--नी 
कालिक । 

इद्ध (भू० क० कृ०) [ इन्ध्‌+-क्त ] जला हुआ, प्रकाशित 
द्वम्‌ 1. धूप, गर्मी 2. दीप्ति, चमक 3. आश्चर्य । 

इध्मः-ध्मम्‌ [ इध्यतेऽग्निरनेन - इन्घ्‌+- मक्‌ ] इंघन, 
विशेषकर वह जो 'यज्ञाग्नि में काम आता है 
१४७०, । सम०-जिह्वः अग्नि,--प्रबहचचनः 
कुठार (परशु) । 

ईध्या [ इन्घ्‌-क्यप्‌+- टाप्‌ ] प्रज्वलन, प्रकाशन । 

इन (वि०) [इण्‌+-नक्‌] 1. योग्य, शक्ति शाली, बलवान्‌ 
2. साहसी,--नः 1. स्वामी २. सूर्य--शि० २।६५ 3. 
राजान न महीनमहीनपराक्रमम्‌--रघु० ९।५ । 

इन्दिन्दिरः [ इन्द्‌-किरच्‌ नि० ] बड़ी मघु-मक्खी--- लोभा- 
दिन्दिन्दिरेषु निपतत्सु- भामि० २1१८३ । 

इन्दिरा [ इन्द्‌ +- किरच्‌ | लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी । सम० 
-आलयम्‌ इन्दिरा का आवास, नील कमल,--भन्दिर 
विष्णु का विशेषण (--रम्‌) नील-कमल । 

इंदीबरिणी [ इन्दीवर--इनि--डीप्‌ | नील-कमलों का 
समूह 

इन्दीवारः [ इंद्या: वारो वरणम्‌ अत्र--ब० स० ] नील 
कमल । 

इन्दुः [ उनत्ति क्लेदयति चन्द्रिकया भुवनम्‌- उन्द्‌ +- उ 
आदेरिच्च] 1. चंद्रमा-दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु 
क्षीरनिवाविव--रघु० ११२, 2. (गणित में) 'एक 
की संख्या 3. कपूर । सम०-- कमलम्‌ सफेद कमल 
--करा चन्द्रमा की कला या अंश (यह कलाएं गिनती 
में १६ हैं, पौराणिक कथाओं के आधार पर इनमें से 
प्रत्येक कला क्रमशः १६ देवताओं के द्वारा निगली 
जाती है) --कलिका 1. केतकी का पौधा 2. चन्द्रमा 
की एक कला, कान्तः अन्ट्रकान्तमणि (--ता) 
रात,- क्षयः 1. चन्द्रमा का प्रतिदिन घटना 2. नूतन- 

चन्द्र दिवस, प्रतिपदा,- जः,--पुत्रः बुधग्रह (-- जञा) 

रेवा या नर्मदा नदी,-- जनकः समुद्र,-दलः चन्द्रमा 
की कला, अधधंचन्द्रः;--भा कुमुदिनी, भृत्‌,-- शेखरः, 
मौलिः मस्तक पर चन्द्रं को धारण करनं वाला 
देवता, शिव,--मणिः चन्द्रकान्तमणि,-मंडलम्‌ चन्द्रमा 
का परिवेश, चन्द्र मण्डल, - रत्मम्‌- मोती, ले 
(रे) खा चन्द्रमा की कला,--लोहुकम्‌,- लौहम्‌ 
चाँदी, वदना छन्द का नाम दे० परिशिष्ट, वासरः 
सोमवार । 

इन्दुमती [ इन्दु +-मतुप्‌+-ङीष्‌ ] 1. पूणिमा 2. 'अज' की 
पत्नी, 'भोज' की बहन । 


) वर्तमान, क्षणिक, वर्तं मान 


( १७५ ) 


डाले जब कि वह कष्ट देने लगे थे । उसी समय उसने 


इन्दूरः [ इन्दु+-र पृषो० ऊत्वम्‌ | चूहा, मूसा । 
बल तथा वृत्र की हत्या कर दी। इनकी पत्नी पुलोमा 


इन्द्र: [ इन्द्‌ +-रन्‌, इन्दतीति इन्द्रः, इदि ऐश्वर्ये --मल्लि०] 


1. देवों का स्वामी 2. वर्षा का देवता, वृष्टि 3. स्वामी 
या शासक {मनुष्यादिक का), प्रथम, श्रेष्ठ (पदार्थो 
के किसी वर्ग में); सदैव समास के अन्तिम पद के रूप 
में, नरेन्द्रः --मनुष्यों का स्वामी अर्थात्‌ राजा इसी 
प्रकार मुगे्दरः-शे र; -गजेन्द्र:, योगीन्द्रः, कपीन्द्रः; "द्रा 
इन्द्र की पत्नी, इन्द्राणी (अन्तरिक्ष का देवता इन्द्र 
भारतीय आर्यो का वृष्टि-देवता है, वेदों में प्रथम श्रेणी 
के देवताओं में इनका वर्णन मिलता हे, परन्तु पुराणों 
की दृष्टि से यह द्वितीय श्रेणी के देवता माने जाते हैं 
यह कश्यप और अदिति के एक पुत्र हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश के त्रिक से यह निम्ततर है, परन्तु 
यह और दूसरे देवताओं में प्रमुख हैँ और सामान्यतः 
इन्हें सुरेश या देवेन्द्र आदि नामों से पुकारा जाता है। 
जैसा कि वेदों में वणित है उसी प्रकार पुराणों में भी 
यह अन्तरिक्ष तथा पूर्व दिशा के अधिष्ठात देवता माने 
जाते हैं, इनका लोक स्वर्ग कहलाता है । यह वज्र 
घारण करते हैं, बिजली को भेजते हैं और वर्षा करते 
हैं, यह असुरों के साथ प्रायः युद्ध में लगे रहते हैं और 
उनको भयभीत करते रहते हैं, परन्तु कई बार उनसे 
परास्त भी हो जाते है । पुराणों में वणित इन्द्र कामु- 
कता और व्यभिचार के लिए प्रख्यात हैं, इसका सबसे 
बड़ा उदाहरण उनके द्वारा गौतम की पत्नी | 
का सतीत्वहरण है जिसके कारण इन्द्र अहल्या-जार 
कहलाता है । गौतम ऋषि के शाप से इन्द्र के शरीर 
पर स्त्री-योनि जैसे हजार चिह्न बन जाते हैँ इसीलिए 


उसे सयोनि कहते हैं; परन्तु बाद में यह चिह्न 'आँख' | 


के रूप में बदल जाते हैं इस लिए यह सहल्ननेत्र, सहस्र- 
योनि या सहस्राक्ष कहलाने लगते हैं। रामायण में वर्णन 
आता है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने इन्द्र को परास्त कर 
दिया तथा वह उसे उठा कर लंका में ले गया, इसी 
साहसिक कार्य करने के उपलक्ष में मेघनाद को 'इन्द्र- 
जित्‌' की उपाधि मिली । ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं 
के बीच में पड़ने पर कहीं इन्द्र का छुटकारा हुआ । 
इन्द्र के विषय में बहुधा वर्णन मिलता है कि वह 


सदैव राजाओं को १०० यज्ञ पूरा करने से रोकता : 


रहता है, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि जो 
कोई १०० यज्ञ पूरा कर लेगा, वही इन्द्र का पद प्राप्त 
कर लेगा, यही कारण है कि वह सगर और रघु के 
यज्ञीय घोड़ों को उठा कर ले गया, दे० रघु० तृतीय 
सर्ग । यह सदैव घोर तपश्चर्या करने वाले ऋषि-मुनियों 
से भयभीत रहता हैं और अप्सराएं भेज कर उनके 
मार्ग में विघ्न डालने का प्रयत्न करता हूँ (दे० अप्स- 
रसू) । कहा जाता है कि उसने पर्वत के पंख काट 


राक्षस की पुत्री है, इनके पुत्र का नाम जयन्त हे । 
यह अर्जुन के पिता भी कहे जाते हैं) । सम ० --अनुजः, 
--अवरजः विष्णु और नारायण की उपाधि,--अरिः 
एक राक्षस,--आयुधम्‌ इन्द्र का शस्त्र, इन्द्रधनुप्‌ 
रघु० ७।४,--कीलः--1. 'मंदर' पर्वत का नाम 2. 
चट्टान (- लम्‌) इन्द्र की ध्वजा,--कुङ्जरः इन्द्र का 
हाथी, ऐरावत,--कूटः एक पर्वतका नाम--कोशः 
(बः),--घकः 1. कौच, सोफा 2. प्लैटफार्म या सम- 
तल बना चबूतरा 3. खूंटी या ब्रैकेट जो दीवार के 
साथ लगा हो,--गिरिः महेन्द्र पर्वत,--गुरुः,--आचारयः 
इन्द्र का अध्यापक, अर्थात्‌ बृहस्पति,---गोपः,--गोपकः 
एक प्रकार का कीड़ा जो सफेद या लाल रंग का होता 
है,---चाप्रमु,--धनुस्‌ (नपु ०) 1. इन्द्रधतुष्‌ 2. इन्द्र 
की कमान,--जालम्‌ 1. एक शस्त्र जिसे अर्जुन ने 
प्रयक्त किया था, युद्ध का दाँबं-पेंच 2. जादुगरी, 
बाजीगरी--स्वप्नेद्वजालसदुशः खलु जीवलोकः 
--शा० २२, -जालिक (वि०) छडपूर्ण, अवास्त- 
विक, भ्रमात्मक (--क:) वाजीगर, जादूगर,--जित्‌ 
(पु०) इन्द्र को जीतने वाला, रावण का पुत्र जो 
लक्ष्मण के द्वारा मारा गया [ रावण के पुत्र मेघनाद 
का दूसरा नाम 'इन्द्रजित्‌' है । जब रावण ने स्वर्ग में 
जाकर इन्द्र से युद्ध किया तो मेघनाद उसके साथ 
था--वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। 'शिव' से 
अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण मेघ- 
नाद ने अपनी इस जादू की शक्ति का उपयोग किया, 
फलतः इन्द्र को बांध कर वह उसे लंका में उठा 
लाया । ब्रह्मा तथा अन्य देवता उसे मुक्त कराने के 
लिए आयें और उन्होंने मेघनाद को ईइन्द्रजित्‌' की 
उपाधि दी, परन्तु मेघनाद इन्द्र को मुक्त करने के 
लिए राजी न हुआ जब तक कि उसे 'अमरता' का 
वरदान न दिया जाय । ब्रह्मा ने उसकी इस अनुचित 
माँग को मानने से इंकार कर दिया, परन्तु मेघनाद 
अपनी मांग का निरन्तर आग्रह करता रहा और अन्त में 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया । रामायण में लक्ष्मण 
द्वारा मेघनाद का सिर काटे जाने का वर्णन है जब कि 
वह यज्ञ कर रहा था] “हंतु,-बिजयित्‌ (पु०) 
लक्ष्मण,-तुलम्‌,-- तूलकम्‌ रूई का गद्दा,-- दारुः देव- 
दारु का वृक्ष,--नीलः तीलकान्तमणि,--नीलकः पन्ना, 
“पत्नी इन्द्र की पत्नी शची,--पुरोहितः बृहस्पति, 
--प्रस्थम्‌ यमुना के किनारे स्थित एक नगर जहाँ 
पांडव रहते थे (यही नगर आज कल वर्तमान दिल्ली 
है) ।--इन्द्रप्स्थगमस्तावत्कारि मा सन्तु चेदय:--शि० 
२।६३,-- प्रहरणम्‌ इन्द्र का शस्त्र, वस,--भेषजम्‌ 


( १७६ ) 


सोंठ,--महः 1. इन्द्र के सम्मान में किया जाने वाला 
उत्सव 2. बरसात, लोकः इन्द्र का संसार, स्वर्गलोक, 
--कंशा,- बक्स दो छंदों के नाम दे० परिशिष्ट, 
शत्र: 1. इन्द्र का शत्रु या इन्द्र को मारने वाला 
(जब कि स्वराघात अन्तिम स्वर पर है), प्रह्लाद की 
उपाघि,-- रघु० ७३५, 2. इन्द्र जिसका शत्रु है, 
वृत्र का विशेषण (जब कि स्वराधात प्रथम स्वर पर 
हैं) [यह घटना शतपथ ब्राह्मण के एक उपाख्यान की 
ओर संकेत करती है, यहाँ बतलाया गया है कि 
वृत्र के पिता न अपन पुत्र को इन्द्र के मारने वाला 
बनाने का विचार किया और उसे “इन्दरशत्रुवंधस्व” 
बोलने को कहा, परन्तु भूल से उसने प्रथम स्वर पर 
बराधात किया और इन्द्र के द्वारा मारा गया--तु० 
शिक्षा-५२-मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो 
न तमर्थमाह, स वाग्वप्त्रो यजमानं हिनस्ति यथंद्रशत्रुः 
स्वरतोपराघात्‌ । ]--शलभः एक प्रकार का कीड़ा, 
वीरबहूटी,-- सुतः,-सुनुः (क) जयन्त का नाम (ख) 
अर्जुन का नाम (ग) वानरराज वालि का नाम, 
~-सेनानीः इन्द्र की सेनाओं का नेता, कातिकेय 
की उपाधि । 


इन्द्रकस्‌ [इन्द्रस्य राज्ञः कं सुखं यत्र-तारा०] सभा-भवन, 
बड़ा कमरा । 

इन्ट्राणी [इन्त्रस्य पत्नी आनुक्‌ +-डीप्‌] इन्द्र की पत्नी, शची। 

इन्द्रिपम्‌ [इन्द्र †-घ--इय] 1. बल, शक्ति (वह गुण जो 
इन्द्र में विद्यमान था) 2. शरीर के वह अवयव जिनके 
द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं, ऐसे अवयव 
(इन्द्रियां) दो प्रकार के हैं (क) ज्ञानेन्द्रियाँ या 
बुद्धन्द्रियाँ--श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव 
पंचमी (कुछ के अनुसार 'मन' भी) (ख) कर्मेन्द्रि- 
याँ- पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता 
मनु० २।९९, 3. शारीरिक या पुरुषोचित शक्ति, 
ज्ञानशक्ति 4. वीर्यं 5. पांच की संख्या के लिए 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। सम०--अगोचर (वि०) 
जो दिखलाई न दे सके,-अर्थः 1. इग्द्रियों के विषय 
(दह विषय ये हैं:-- रूपं शब्दो गंघरसस्पर्शाइच विषया 
अमी--अमर०), भग० ३।३४, रघु० १४२५,--आय- 
तनम्‌, इन्द्रियों का आवास अर्थात्‌ शरीर,--गोचर 
(वि०) जो इन्द्रियों द्वारा देखा या जाना जा सके 
(-7रः:) ज्ञान का विषय, ग्रामः, वर्ग: इन्द्रियों का 
समूह्‌, समष्टि रूप से ग्रहण को गई पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ला बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति--मनु० 
२।२१५, निर्ववार मधुनीन्द्रियवर्ग:--शि० १०।३, 
~~हानम्‌ चेतना, प्रत्यक्ष करन की शक्ति,--निग्रहः 
ज्ञानेन्द्रियों का नियन्त्रण,--वधः अज्ञेयता,--विप्रति- 
पत्तिः (स्त्री०) इन्द्रियों का उन्मागेगमन,--सन्षिकर्वेः 


ज्ञानेन्द्रिय का संपर्क (चाहे वह बाह्य विषयों से हो 
या मत से) --स्वापः अज्ञेयता, अचेतना, जडिमा । 

इन्ध्‌ (रु० आ०) (इंड्धे या इंधे, इद्ध) प्रज्वलित करना, 
जलाना, आग लगाना, (कर्मवा०--इध्यते) जलाया 
जाना, प्रदीप्त होना लपटं उठना, सम्‌ --, प्रज्वलित 
करना । 

इन्धः [ इन्ध्‌+-घञ्ग्‌ ] इंधन, (लकड़ी कोयला आदि) । 

इन्धनम्‌ [ इन्घ्‌+-ल्युट्‌ | 1. प्रज्वलित करना, जलाना 2. 
इंधन (लकड़ी आदि) । 

इभः [ इ--भन्‌, किच्च ] हाथी,--भी हथिनी । सम० 
--अरिः सिह,--आननः गणेश तु 'गजानन'--निमी- 
लिका चतुराई, बुद्धिमत्ता, सतर्कता, पालकः महावत, 
-पोटा अल्पवयस्का हथिनी,---पोतः अल्पवयस्क हाथी, 
हाथी का बच्चा,--युवति: (स्त्री०} हथिनी । 

इम्य ( वि०) [ इभं गजमहति- यत्‌ ] धनाढ्य, धनवान्‌ 
—भ्यः 1. राजा 2. महावत,--भ्या हथिनी । 

इस्यक (वि०) [ स्वार्थे कन्‌ ] धनाढ्य, घनी । 

इयत्‌ (वि०) [ इदम्‌ +-वतुप्‌ | इतना अधिक, इतना बड़ा, 
इतने विस्तार का--इयत्तवायुः--दश० ९३, इयन्ति 
वर्षाणि तया सहोग्रम्‌ रघु० १३।६७, इतने वर्ष---द्वयं 
नीतिरितीयती--शि० २।३०, इतनी । 

इयत्ता, इयत्त्वम्‌ [ इयत्‌ +-तल्‌--टाप्‌, त्वलू वा ] 1. 
(क) इतना, निश्चित माप या परिमाण--ईदृक्तया 
रूपमियत्तया वा--रघु० १३।५, न''****यशः परि- 
च्छेत्तुमियत्तयालम्‌-६।७७ ( ख) सीमित संख्या, सीमा 
-न गुणानामियत्तया रघु० १०:३२, 2. सीमा, मानक। 

इरणम्‌ [ ऋ-अण्‌ पृषो० | 1. मरुस्थल 2. रिहाली या 
लुनई भूमि, बंजर भूमि, तु० “इरिण' । 

इरम्मदः [ इरया जलेन माद्यति वर्घते इति---इरा-मद्‌+- 
खश्‌, हस्वः मुम्‌] 1. बिजली की कौंघ, बिजली के 
गिरने से पैदा हुई आग, 2. बाडवानल । 

इरा [इ+-रन्‌, इं कामं राति---रान-कः वा तारा०] 
1. पृथ्वी 2. वक्‍तृता 3. वाणी की देवता सरस्वती 
4. जल 5. आहार 6. मदिरा । सम०--ईझः वरुण, 
विष्णु, गणेश,--चरम्‌ ओला, इसी प्रकार 'इरांबरम्‌' । 

इरावत्‌ (पु ०) [ इरा-+-मतुप्‌ ] समुद्र । 

इरिणम्‌ | ऋ-- इनच्‌, किदिच्च ] लुनई भूमि, रिहाली 
जमीन । 

इर्वारु -लु (वि०) [ उवं+-आरु, पृषो० ] नाशक, हिसक 
“छः (पुं स्त्री०) ककड़ी । 

इल्‌ (तु० पर०} (इलति, इलित) या (चु० उभ०) 1. जाना, 
चलना-फिरना 2. सोना 3: फेंकना, भेजना, डालना । 

इला [ इल्‌+-क~-टाप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. गाय 3. वक्तृता 
-“दे० 'इडा' । सम०---गोलः--लम्‌ पृथ्वी, धरती 
भूमंडल,--घरः पहाड़ । 


( १७७ ) 


इलिका [ इल।--कन्‌, इत्वम्‌ ] पृथ्वी, घरती । 

इल्वका:--लाः (ब० व०) [ इलून-वल, इल्‌-क्विप्‌ 
आले, वा | मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर स्थित पाँच 
तारे । 

इव (अव्य०) { इ+-क्वन्‌ बा०] 1. की तरह, जैसा कि 
(उपमा दर्शाते हुए) --वागर्थाविव संपृक्‍तो--रघु० 
११, 2. मानों, (उत्प्रेक्षा को दर्शाते हुए) --पश्या- 


सीव पिनाकिनम्‌--श० १।६, लिम्पतीव तमोङ्गानि | 


वर्षतीवाञ्जनं नभः--मृच्छ० १।३४ 3. कुछ, थोड़ा 
सा, कदाचित्‌ -कडार इवायम्‌,--गण०, 4. ( प्रश्‍न- 
वाचक शब्दों से जुड़े हुए) 'संभवतः' 'बतलाइये तो 
'निस्सन्देह'-विना सीता देव्या किमिव हि न दुःखं रघु 
पते:--उत्तर० ६1३०, क इव--किस प्रकार का, किस 
भांति का, मुहुतेमिव-केवर क्षण भर के लिए, किचि- 


दिव-जरा सा, थोड़ा सा; इसी प्रकार ईषदिव, नाचि- | 


रादिव आदि । 

इद्योका-- इषीका । 

इष्‌ (क) (तु० पर०) (इच्छति, इष्ट) 1. कामना 
करना, चाहना, प्रबल इच्छा होना--इच्छामि संव- 
धितमाज्ञया ते--कु० ३।३, 2. छाँटना, 3. प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना, तलाश करना, ढूंढना, 4. अनुकूल 
होना 5. हाँ करता, स्वीकृति देना--(भा० वा०) 
1. चाहा जाना 2. नियत किया जाना--हस्तच्छेदन- 
मिष्यते--मनु० ८।३२२, अनु-¬ ढूंढना, कोशिश 
करना, प्रयत्न करना, अभि -, जी करना, चाहना, 
परि, ढूंढना, प्रति --, प्राप्त करना, स्वीकार करना 
--देवस्य शासनं प्रतीष्य--श० ६, (ख) (दि० 
पर०) (इष्यति, इषित) 1. जाना, चलना-फिरना 
2. फैलाना 3. डालना, फेंकना, अनु - ढूँढना, ढूँढने के 
लिए जाना--न रत्नमन्विष्यति मम्यते हि ततू--कु ० 
५।४५, घ्र~ (प्रायः 'प्रेर०') 1. भेज देना, डाल देना, 
फेंक देना--भट्टि ० १५७७ 2. भेजना, प्रेषण करना 
--किमर्थमुषय: प्रेषिताः स्यु:--श० ५, (ग) (म्वा० 
उभ०) (एषित) जाना, चलना-फिरना, अनु--, अनु- 
सरण करना । 

इषः 
मास,--ध्वनिमिषेऽनिमिषेक्षणमग्रतः --शिव० ६1४९ । 

इषि (षो) का [इष्‌ गत्यादौ क्वुन्‌ अत इत्वम्‌] 1. सरकंडा, 
नरकुल, अस्त्रम्‌ -रघु० १२।२३ 2. बाण । 

इषिरः [इष्‌ +-किरच्‌ | अग्नि । 

इषः [इष्‌ +-उ] 1. बाण 2. पाँच को संख्या । सम?-- अग्रम्‌ 
अनीकम्‌ बाण की नोक, असनम्‌,--अस्त्रम्‌ घनष्‌, 
रघु० ११।३७,--आस; 1. धनुष्‌ 2. धनुर्धर, योद्धा, 
भग० १।४, १७,--कारः,--कृत्‌ (पुं०) बाण बनाने 


[इष्‌--अच्‌] 1. बलशाली, शक्ति सम्पन्न 2. आश्विन | 


वाला, --धरः--भूत्‌ घनुर्घर, --पथः, - विक्षेषः तीर 
जामे का स्थान, बाण का परास,- प्रयोगः बाण 
छोड़ना, तीर चलाना । 

इषुधिः [इषु +-धा--कि] तरकस । 

इष्ट (भू० क० कृ०) [इष्‌ +-क्त] 1. कामना किया गया, 
चाहा गया, जी से चाहा हुआ, अभिलषित 2. प्रिय, 
पसद किया गया, अनुकूल, प्यारा 3. पूज्य, आदरणीय 
4. प्रतिष्ठित, सम्मानित 5. उत्सृष्ट, यज्ञों से पूजा गया 
--ध्टः प्रेमी, पति,--ष्ठम्‌ 1. चाह, इच्छा 2. संस्कार 
3. यज्ञ; (अब्य०) स्वेच्छापूर्वक । सम्‌०--अर्थः 
अभीष्ट पदार्थ, आपत्तिः (स्त्री) चाही हुई बात 
का होना, वादी का वक्तव्य जो प्रतिवादी के भी 
अनुकूल हो -इष्टापत्तौ दोषान्तरमाह--जग ०, गन्ध 
(वि०) सुगंध युक्त (--धः ) सुगंधित पदार्थ (--घम्‌) 
रेत,--देवः,--देवता अनुकूल देव, अभिभावक देव । 

इष्टका [इष्‌--तकन्‌] ईट-मृच्छ० ३। सम०- गृहम्‌ ईटों 
का घर,-चित (वि०) ईटों से बना ( इष्टकचित' भी), 
-न्यासः धर की नींव रखना,-पथः ईटों से बना मागे । 

इष्टापूर्तम्‌ [समाहार द्व० स० पू्वर्पददीर्घः] यज्ञादिक पुण्य- 
झार्यो का अनुष्ठान, कूएँ खोदना तथा दूसरे घर्मकायों 
का सम्पादन--इष्टापूर्तविघेः सपत्नशमनात्‌--महावो® 
३1१1 

इष्टिः (स्त्रो०) [इष्‌-क्तिन्‌] 1. कामना, प्रार्थना, इच्छा 
2. इच्छुक होना या कोशिश करना 3. अभीष्ट पदार्थ 
4. अभीष्ट नियम या आवश्यकता की पूर्ति (भाष्यकार 
द्वारा कात्यायन के वातिकों अथवा पंतजलि के भाष्य 
में कुछ अतिरिक्त जोड़ना---इष्टयो भाष्यकारस्य) तु० 
“उपसंख्यानम्‌' 5. आवेग, शीघ्रता 6. आमंत्रण, आदेश 
7. यज्ञ । सम०--पचः कंजूस, इसी प्रकार "मुष्‌, 
--पश्ुः यज्ञ में बलि दिया जाने वाला जानवर । 

इष्टिका [इष्ट-|-तिकन्‌--टाप्‌] ईट आदि, दे० 'इष्टका' । 

इष्सः [इष्‌-- मक्‌] 1. कामदेव 2. वसन्त ऋतु । 

इष्यः ष्यम्‌ [इष्‌ +-क्यप्‌] वसन्त ऋतु । 

इस्‌ (अव्य०) [इ कामं स्यति-सो¬-क्विप्‌ नि० ओलोपः] 
क्रोध, पीड़ा और शोक की भावना को अभिव्यक्त 
करन वाला विस्मयादि द्योतक अव्यय । 

इह (अव्य०) [इदम्‌+-ह इशादेशः] 1. यहाँ (काल,. स्थान 
या दिशा की ओर संकेत करते हुए), इस स्थान पर, 
इस दशा में 2. इस लोक में (विप० परत्र या अमुत्र) । 
सम०--अमुत्र (अव्य०) इस लोक में और परलोक 
मे, यहाँ और वहाँ,--लोकः यह संसार या जीवन, 
--स्थ (वि०) यहाँ विद्यमान । 

इहत्य (वि०) [इह-+ त्यप्‌] यहाँ रहने वाला, इस स्थान 
का, इस लोक का । 


२३ 


ईः (पु०) [ई क्बिप्‌] कामदेव (अव्य०) (क) 


ई (क) (दिवा० आ० ) (ईयते) जाना (ख) (अदा० 


ईक्ष्‌ (म्वा० पर०) (ईक्षते, ईक्षित) 1. देखना, ताकना, 


( १७८ ) 


ई 


खिन्नता (ख) पीडा (ग) शोक (घ) क्रोध (ङ) 
अनुकंपां (च) प्रत्यक्षज्ञान या चेतना ( छ) तथा 
संबोधन की भावना को अभिव्यक्त करने वाला विस्म- 
यादिद्योतक अव्यय । 


पर०) 1. जाना 2. चमकना 3. व्याप्त होना 4. चाहना, 
कामना करना 5. फेंकना 6. खाना 7. प्रार्थना करना 
(आ०) 8. गर्भवती होना । 


आलोचना करना, अवलोकन करना, टकटकी लगा कर 
देखना या घूरना 2. खयाल रखना, विचारना, सम- 
झना-- सर्वभूतस्थमात्मानं `` `` ईक्षते योगयुक्तात्मा 
-ण्भग० ६।२९, 3. हिसाब में लगाना, परवाह करना 
--नाभिजनमौक्षते--का० १०४, न कामवृत्तिवँचनीय- 
मीक्षते--कु० ५।८२ 4. सोचना, विचार करना 
--तत्तेज एक्षत बहुस्यां प्रजायेय--छा० 5. सावधान 
रहना या किसी के भले बुरे का ध्यान करना (सम्प्र० 
के साथ) --कृष्णाय ईक्षते गर्ग:--सिद्धा ० ( शुभाशुभं 
पर्यालोचयति इत्यर्थः) अधि--, आशंका करना 
कुहकचकितो लोकः सत्यप्यपायमधीक्षते--हि० ४।१०२, 
अने० पा०, अनु- ध्यान में रखना, खोज करना, 
ढूंढना, पूछ-ताछ करना, अप--, 1. प्रतीक्षा करना, 
इंतजार करना--न कालमपेक्षते स्नेह: मृच्छ० ७, 
कु० ३।२६ 2. आवश्यकता होना, जरूरत होना, कमी 
होना--शब्दाथो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते--शि० । 
२।८६, विक्रम» ४।१२, कु० ३।१८३. सावधान 
रहना, खयाल रखना, ध्यान रखना--किमपेक्ष्य फलम्‌ 
कि० २।२१, यतः झब्दोऽयं व्यञ्जकत्वेऽर्धान्तरमपेक्षते 
-र्‍सा० द० ४, हिसाब में लगाना, सोचना, विचार 
करना, आदर करना (प्रायः 'न' के साथ) - तदानपेक्ष्य 
स्वशरीरमार्दवम्‌ --कु० ५१८, अभिवि--, की ओर 
देखना, अब--, 1. दृष्टि डालना, प्रेक्षण करना, अव- 
लोकन करना 2. निशाना लगाना, ध्यान में रखना | 
~-योत्स्यमानानवेक्षेहम्‌--भग० १।२८, सम्मान | 


उत्प्रेक्षमाणा जघनामिघातम्‌-मुद्रा० २, 2. अनुमान 
लगाना, अंदाज करना--किमृत्परक्षसे कुतस्त्योऽयमिति 
--उत्तर ०४, 3. विशवास करना, सोचना--उत््रेक्षामो 
वयं तावन्मतिमन्तं विभीषणम्‌ --रामा०, उद्दि-, मुँह 
ताकना, उप-, 1. अवहेलना करना, नजर अंदाज करना, 
परवाह न करना; -उत्प्रेक्षते यः इलथलम्बिनीजेंटा:-कु ० 
५१४७, रघु० १४३४, 2. भाग जाने देना, जाने देना, 
टालमटोल करना; --नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं 
नरमू--मनु० ८1३४४, 3. ध्यान से देखना, विचारना, 
निर्‌--, 1. टकटकी लगाकर देखना, पूरी तरह से 
देखना, --घेन्वा'****“तिरीक्षमाण: सुतरां दयालुः 
रघु ० २५२, भग० १।२२, मनु० ४1३८, 2. ढूँढ़ना, 
खोजना--निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटक- 
जालमेव---विक्रमांक ०, परि-, 1. जांच करना, ध्यान- 
पूवंक जांच पड़ताल करना--अतः परीक्ष्य कर्तव्यं 
विशेषात्संगतं रह:--श० ५।२४, माळवि० १२, मनु ० 
९।१४, 2. परीक्षण करना, जाँच करना, परीक्षा 
लेना--मायां मयोद्भाव्यपरीक्षितोऽसि--रघु० २।६२, 
यत्नात्परीक्षितः पृंस्त्वे-याज्ञ० १।५५, पौरुष के विषय में 
घ्यानपूर्वक जाँचा गया प्र-., देखना, ताकना, प्रत्यक्ष 
करना--तमायान्तं sa १, रघु० १२।४४, 
कु० ६।४७ मतु० ८।१४७ प्रतिं इन्तजार करना 
-संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कर्चित्प्रतीक्ष्यताम्‌-कु० 
२।५४ मनु ० ९।७७, प्रतिवि--,प्रत्यवलोकन करना, 
वि०-- देखना, ताकना,--तं वीक्ष्य वेपथुमती--कु० 
५।८५, व्यप--, ध्यान करना, खयाल रखना, सम्मान 
करना (प्रायः 'न' के साथ)--न व्यपैक्षत समुत्सुकाः 
प्रजा:--रघु० १९।६, सम्‌, 1. देखना, ताकना 
2. चिन्तन करना, विचार करना, हिसाब में लगाना 
--तेजसां हिन वथः समीक्ष्यते--रघु० ११।१, कु० 
५।१६, 3. ध्यानपूर्वक जांचना-असमीक्ष्यकारिन्‌, 
समव -, 1. देखना, निरीक्षण करना, 2. सोचना 
समुप--, अवहेलना करना, निरादर करना--दे० 'उप' 
ऊपर । 


ईक्षकः [ ईक्ष +-ण्वुल्‌ ] दर्शक । 


करना--रघु० ३।२१, व्रिदिवोत्सुकयाष्यवेक्ष्य माम्‌ | ईक्षणम्‌ [ ईक्ष्‌-ल्युट्‌ ] 1. देखना, ताकना 2. दृष्टि, दृश्य 


००८६०, मेरे सम्मान की खातिर 3. रखवाली करना, 
रक्षा करना--इलाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व--उत्तर० १, 


3. आँख--इत्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणेन--रघु० २1२७, 
इसी प्रकार 'अलसेक्षणा' ! 


4. सोचना, विचारना- यदवोचदवेक्ष्य मानिनी--कि० | ईक्षणिकः [ ईक्षण--ठन्‌ ] ज्योतिषी, भविष्यवक्ता । 
२1३, उद्‌--, 1. ढूँढ़ना, खोजना, देखना--सप्रणाम- | ईक्षतिः { ईक्ष्‌ +-शतिप्‌ ] देखना, दृष्टि--ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 


मुदीक्षिताः-_कु० ६1७, ७1६७, 2. प्रतीक्षा करना 
“जत्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायूंतुमती सती--मनु० ९। 
९०, उत्म--, 1. आशा करना, भविष्य में देखना, | 


=-बरह्म० 1 


ईक्षा [ ईक्षू--अ-टाप्‌ ] 1. दृश्य 2. नजर डालना, 


विचार करना । 


( १७९ ) 


ईक्षिका [ईक्ष्‌ +-प्वृळ्‌, ईक्षा--कन्‌--टाप्‌ वा इत्वम्‌] 1. आँख 
2. झाँकना, झलक । 
ईक्षित (भू क० कृ०) ईक्षु +क्त] देखा हुआ, ताका 


हुआ, खयाल किया हुआ,-तम्‌ 1. दृष्टि, दृश्य 2. आँख | 


--अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्‌ --श° २।११। 

ईख्‌, इंख्‌ (भ्वा० पर०) (ईखति, ईखित) 1. 'जाना, 
हिलना-डुलना, डाँवाडोल होना, प्रे-_झूलना, घूमता 
2. हिलना, प्र-- हिलाना, डगमगाना -पप्रैद्धच्च क्षुभिता 
क्षिति:--भट्रि> १७१०८, प्रेङ्कद्भूरिमयूख--मा० 
६५, अमरु १ । 

ईज्‌, इञ्ज्‌ (भ्वा० आ०) 1. जाना 2. निदा करना, कलंक 
लगाना । 

ईड्‌ (अदा० आ०) (ईडे, ईडित) स्तुति करना--अग्नि- 
मीड पुरोहितम्‌ -ऋक्‌-१।१।१ शालीनतामब्रजदीड्य- 
मानः--रघु० १८।१७, भट्टिः ९५७, १८।१५। 

ईडा [ ईड्‌--अ--टाप्‌ ] स्तुति, प्रशंसा । 

ईड्य (सं० कृ०) [ईड्‌+-प्यत्‌] प्रंशसनीय, इलाध्य-भवन्त 
मीडयं भवतः पितेव --रघु ० ५1२४ 

ईतिः (स्त्री०) [ई--क्तिच्‌] 1. महामारी, दुःख, मौसम । 
संकट, ईति बहुधा ६ कही जाती हैँ --१. अतिवृष्टि 
२, अनावृष्टि ३. टिड्डीदल ४. चूहे ५. तोते और 
६. बाहर से आक्रमण --अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः 
मूषकाः शुकाः, प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः 
स्मृताः। --निरातंका निरीतयः उ १६२३, 
2. संक्रामक रोग 3. (विदेश में) घूमना. विदेश यात्रा 
4. दंगा । 

क्ता [ईदृश्‌ +-तल्‌¬-टाप्‌] गुण (विप ० 'इयत्ता') -विष्णो 

[रवास्यानवधारणीयम्‌ ईदृक्तया' रूपमियत्तया वा 
--रघु० १३।५। 

ईदृक्ष--श (वि०) (स्त्री०-क्षी-शी) (ईदृश्‌ भी )-ऐसा, इस 
प्रकार का, इस पहलू का, ऐसे गुणों से युक्त । 

इप्सा [आप्तुमिच्छा--आप्‌--सन्‌--अ] 1. प्राप्त करने की 
इच्छा 2. कामना, इच्छा । 

ईप्सित (वि०) [आप्‌- सन्‌ +क्त] इच्छित, अभिलषित, 
प्रिय--तम्‌ इच्छा, कामना । 

ईप्सु (वि०) |[आपू्ल-सन्‌--उ] प्राप्त करने का प्रयत्न 
करने वाला, ग्रहण करने की कामना या इच्छा करने 
वाला (कर्म ० और तुमु० के साथ परन्तु प्रायः समास में) 
~ सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य - रघु० ५६३ । 
(अदा० आ०) (ईते, ईर्ण) (भ्वा० पर० भी) 
(क्तान्त -ईरित) 1. जाना, हिलना-डुलना, हिलाना 
(सक० भी) 2. उठना, निकलना, उगना; (चुरा० 
--.उभ०) या प्रेर० (ईरयति, ईरित) 1. फेंकना, 
छोड़ना, (तीर) चलाना, डालना--ऐरिरच्च महाद्रुमम्‌ 
--भट्रि> १५५२ 2. कहना, उच्चारण करना, 


दोहराना -इतीरयन्तीव तया निरैक्षि--नै० १४२१, 
शि० ९६९, कि० १२६, रघु० ९८, मा० १२५ 
3. चलाना, हिलना-ड्लना, हिलासा-_वातेरितपल्ल- 
वांगुलिमिः -श० १, 4. नियुक्त करना, काम लेना, 
उद्‌ --, उठना (प्रेर०) 1. कहना, उच्चारण करना, 
कथन करना, बोलना,--उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते 
--पंच० १।४३, रघु० २।९, 2. आगे प्रस्तुत करना 
-- यदशोको यमुदीरयिष्यति --रघु० ८1६२ 3. फेंकना, 
(पासा आदि) लुढकाना रघु० ६१८, 4- (घूलि 
आदि) उठना 5. प्रदर्शन करना, प्रकाशित करना, 
प्र --1. डालना, फेंकना-श० २।२ 2: प्रेरित करना, 
घकेलना--रघु० ४२४, 3. उकसाना, भड़काना, 
चलाना, सभ्‌--, 1. कहना 2. हिलाना, हिलना-डुलना, 
समुद्‌--, कहना, बोलना । 

ईरणः [ईर-ल्युट] वायु,- णम्‌ 1. क्षुब्ध करने वाला, 
हिलाने वाला, चलाने वाला, 2. जाने वाला 3.=इरण । 

ईरिण (वि०) [ईर्‌--इनन्‌] मरुस्थल, बंजर,--णम्‌ असर, 
बंजर भूमि--मुह॒र्तमिव निःशब्दमासीदीरिणसंनिभम्‌ 
>-रामा० । 

ईक्ष्ये -ईष्ये । ` 

ईमंम्‌ [ईर्‌-+ मक्‌] घाव । 

ईर्या [ईर्‌--प्यत्‌ + टाप्‌] (घामिक भिक्षु के रूप में) इधर 
उधर घूमना । 

ईर्वारुः (पुं० स्त्री) (ईरु ऋ¬-उण्‌ बा०] ककड़ी । 

ईर्घा=ई्ष्या । 

दृष्ये , ईक्ष्य (म्वा० पर०) (ईष्यंति, ईष्यित) डाह करना, 

इष्यालू होना, दूसरों की सफलता को देखकर अस- 

हिष्णु होना, (संप्र० के साथ )-हरये ईष्यंति--सिद्धा ०, 

शि० ८२६ । 

ष्यं, ईष्यु, ईष्यंक (वि०) [ईष्यं.+- अच्‌, उण्‌, प्वुल वा] 
डाह करने वाला, ईर्ष्यालु । 

ईर्ष्या, ईर्षा [ईष्यं +अप्‌, ईष्ये घडा, यलोपः] डाह, 
जलन, दूसरों की सफलता को देखकर जलन पैदा 
होना । 

ईर्ष्या (र्षा) लु, ईर्ष्यु (षुं) (वि०) [ईष्यं.+-आलुच्‌, उ वा] 
डाह करने वाला, असहिष्णु । 

ईलिः (ली) (स्त्री०) [ईड्‌ +-कि डस्य छः] एक हथियार, 
डंडा, छोटी तलवार । 

ईश्‌ (अदा० आ०) (ईष्टे, ईशित) 1. राज्य करना, स्वामी 
होना, शासन करना, आदेश देना (संबं० के साथ.) 
- अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीइमहे याव- 
दर्थम्‌ --भतृं० ३।३० 2. योग्य होना, शक्ति रखना, 
('तुम्‌' के साथ) माधुयंमीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌ 
--रघु० १८।१३, 3. स्वामी होना, अधिकार में 
करना । 


पि 


( १८० ) 


ईश (वि०) [ ईशन-क ] 1. अपनाने वाला, स्वामी, 
मालिक, दे० नीचे 2. शक्तिशाली 3. सर्वोपरि,--शः 
1. मालिक, स्वामी (संबं० के साथ या समास में); 
कर्थचिदीशा मनसां बभूवुः -कु० ३।३४ इसी प्रकार 
वागीश और सुरेश आदि 2. पति 3. ग्यारह ४. शिव, 
आया 1 दुर्गा 2. ऐश्वरयशालिनी स्त्री, घनाढ्य 
महिला । सम० -कोणः उत्तर पूर्वी दिशा, -पुरो, 
नगरी बनारस, वाराणसी,-- सखः कुबेर का 
विशेषण । 

ईशातः [ ईश्‌ ताच्छील्ये चानश्‌ ] 1. शासक, स्वामी, 
मालिक 2. शिव--कु० ७।५६ 3. सूर्यं (शिव के रूप 
में) 4. विष्णु,--नी दुर्गा । 

ईशिता-त्वम्‌ | ईशिनो भावः--ईशिन्‌+-तल्‌-टाप्‌, त्व 
वा ] सर्वोपरिता, महत्त्व, शिव की आठ सिद्धियों में 
एक, दे० 'अणिमन्‌' या 'सिद्धि:' 

ईश्वर (वि०) (स्त्री -रा--रो) 1. शक्तिसम्पन्न, 
योग्य, समर्थ ('तुमुन्‌' के साथ) कु० ४।११, 2. धनाढ्य, 
दोलतमंद,--रः 1. मालिक, स्वामी--ईर्वरं लोको- 
अर्थतः सेवते--मुद्रा० १।१४ 2. राजा, राजकुमार, 
शासक 3. घनाढ्य या बड़ा आदमी--मा प्रयच्छेश्‍वरे 
घनम्‌ हि० १।१५, तु० 'उलटे बांस बरेली को' 4. 
पति--कि० ९।३९, 5. परमेश्वर 6. शिव--विक्रम ० 
१११ 7. कामदेव,--रा,-री दुर्गा । सम० निषेधः 
परमात्मा के अस्तित्व को न मानना, नास्तिकता, 
-पूजक (वि०) पुण्यात्मा, भक्त, सद्मन्‌ (नपुं०) 
मन्दिर,--सभम्‌ राजकीय दरबार या सभा । 

ईष्‌ (म्वा० उभ०) (ईषति-ते, ईषित) 1. उड़ जाना 2. 
देखना, नजर डालना 3. देना 4. मार डालना । 

ईषः [ईष्‌ +-क | आश्विन मास, तु० 'ईष्‌' । 

ईबत्‌ (अव्य० ) [ ईष्‌ अति ] 1. जरा, कुछ सीमा तक, 


उ: [ अत्‌ +ड ] शिव का नाम, ओम्‌ के तीन अक्षरों 
(अ+-उ¬-म्‌) में से दूसरा -दे० अ, --(अव्य०) 1. 
पूरक के रूप में काम में आने वाला अव्यय--उ उमेश: 
“-सिद्धा० 2. निम्न अर्थों को प्रकट करने वाला विस्म- 
यादिद्योतक अव्यय, (क) पुकार,-उ मेति मात्रा तपसो 
निषिद्धा पड्चादुमाख्या सुमुखी जगाम--कु० १।२६(ख) 
क्रोध (ग) अनुकम्पा (घ) आदेश (ङ) स्वीकृति (च) 
प्रश्‍न वाचकता या केवल (छ) पूरणाथेक; श्रेण्य साहित्य 


थोड़ा सा-ईषत्‌ चुम्बितानि-श० १॥३ । सम०--उष्ण 
(वि०) गुनगुना--कर (वि०) 4. थोडा करने वाला 
अनायास पूरा हो जाने वाला, --जलम्‌ उथला पानी, 
-पाण्ड ( वि०) हल्का पीला, कुछ सफेद, - पुरुष: 
अघम और घृणित व्यक्ति,--रक्त (वि०) पीला 
लाल, हल्का लाल,--लभ,--प्रलंभ (वि०) थोड़े से 
में सुठभ,--हासः थोड़ी हंसी, मुर्स्कराहूट । 

ईषा [ ईष्‌--क--टाप्‌ ] 1. गाडी की फड, 2. हलस । 

ईविका [ ईषा--कन्‌, इत्वम्‌ ] 1. हाथो की आँख की 
पुतली 2. रंगसाज की कुंची 3. हथियार, तीर, बाण । 

इंबिरः [ ईष्‌--किरच्‌ ] अग्नि, आग । 

इंबोका [ ईष्‌+-वनुन्‌, इत्वम्‌, दीघंश्च ] 1. रंगसाज की 
कूची, 2. इंट 3. इषीका । 

इंच्मः,-ष्वः==इष्मः, इष्वः । 

ईह्‌, (म्वा० आ०) (ईहते, ईहित) 1. कामना करना, 
चाहना, सोचना (कमं० या तुमुन्‌ के साथ )--भग० 
१६१२, भट्टिः १११ 2. प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना 3. लक्ष्य बनाना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, 
कोशिश करना,--माधुर्य मधुबिन्दुना रचयितुं -क्षारा- 
म्बुधेरीहते-भतृं० २।६, याज्ञ० २११६, सम्‌--1. 
कामता करना, इच्छा करना, 2. करने का प्रयत्न 
करना, कोशिश करना प्रियाणि वाञ्छत्यसुभिः समी- 
हितुम्‌--कि० १।१९। 

ईह। [ईह -+-अ] 1. कामना, इच्छा 2. प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा 
मनु० ९२०५। सम० -मुगः 1. भेड़िया 2. नाटक 
का एक खंड जिसमें ४ अंक होते हैं, परिभाषा के लिए 
दे०, सा० द० ५१८, युकः भेड़िया । 

ईहित (भू० क० कृ०) [ ईह्‌ +क्त ] चाहा हुआ, खोजां 
हुआ, प्रयत्न किया हुआ.--तम्‌ 1. कामना, इच्छा 2. 
प्रयत्न, प्रयास, 3, अध्यवसाय, कार्य, कृत्य-कि० १।२२। 


में मुख्य रूप से अथ (अथो), न (नो) और किम्‌ 
(किमु) के साथ प्रयुक्त होता हे, दे० शब्दों को । 
उक्त (भू० क० कृ०) [ वच्‌+-क्त ] 1. कहा हुआ, बोला 
हुआ 2. कथित, बताया हुआ (विप० अनुमित या 
संभावित) 3. बोला हुआ, संबोधित--असावनुक्तो- 
ऽपि सहाय एव-कु० ३।२६ 4. वर्णन किया गया, 
बयान किया हुआ,--क्तम्‌ भाषण, शब्दसमुच्चय, 
वाक्य । सम०--अनुक्त कहा और बिना कहा हुआ, 


( १८१ ) 


---उपसंहार: संक्षिप्त वर्णन, सारांश, इतिश्री,---निर्वाहः 
कही बात का निर्वाह करना, पँस्कः ऐसा शब्द (स्त्री० 
या नपुं०) जो पू० भी हो, और जिसका पुं० से भिन्न 
अर्थ लिङ्ग की भावना से ही प्रकट होता हैं,--प्रत्युक्त 
भाषण और उत्तर, व्याख्यान । 

उक्तिः (स्त्री०) [वच्‌+- वितन्‌ ] 1. भाषण, अभिव्यक्ति, 
वक्तव्य -उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्सामान्यविशेषयो 
चन्द्रा० ५१२०, मनु० ८1१०४ 2. वाक्य 3. अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति, शब्द की अभिव्यञ्जनाशक्ति 
“जैसा कि - एकयोक्त्या पुष्पवंतौ दिवाकरनिशा- 
करौ -अमर० । 

उक्थम्‌ [ वच्‌--धक ] 1. कथन, वाक्य, स्तोत्र 2. स्तुति, 
प्रशंसा 3. सामवेद । 

उक्ष (भ्वा० उभ०) (उक्षति, उक्षित) 1. छिड़कना, गीला 
करना, तर करना, बरसाना -औक्षन्‌ शोणितमम्भोदाः 
भट्टिः १७९, ३५, शि० ५३०, रघु० ११५, 
२०, कु० १।५४ 2. निकालना, विकीर्ण करना, 
अभि--, पवित्र तथा अभिमंत्रित जल छिड़कना, 
शिरसि शकुन्तलामभ्युक्ष्--श० ४, परि--इघर- 
उघर छिड़कना, प्र न, पवित्र जळ के छीटे देकर 
अभिमंत्रित करना,--प्राणात्यये तथा श्राद्ध प्रोक्षितं 
द्विजकाम्यया--याज्ञ० १।१७९ सुश ५२७, संप्र--, 

. जल के छीटो से अभिमंत्रित करना--याज्ञ० १।२४। 

उक्षणम्‌ [ उक्ष्‌ ‡-ल्युट्‌ ] 1. छिड़काव 2. छींटे देकर अभि- 
मंत्रित करना-वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावात्‌--रधु० 
५1२७ । 

उक्षन्‌ (१०) [ उक्षञकनिन्‌,] बेल या साँड--कु० 
७।७० (कुछ समासों में उक्षन्‌ का 'उक्ष' रह जाता है 
महोक्षः, वृद्धोक्षः आदि) । सम०--तरः छोटा बैल 
तु० बत्सतर । 

उख्‌, उडख्‌ (भ्वा० पर०) (ओखति, उद्कति, ओखित, 
उ खित) जाना, हिलना-ड्लना । 

उखा [ उस्‌} क-{- टाप्‌ ] पतीली, डेगची । 

(वि०) | उखायां संस्कृतम्‌ यत्‌ ] 1. पतीली में 
उबाला हुंआ--दूल्यमुख्यं च होमवान्‌--भट्टि० 
४९ । 

उग्र ( वि० ) [उच्‌+- रन्‌ गश्चान्तादेश:] 1. भीषण, कर, 
हिन, जंगली ( दृष्टि आदि से) दर्शन: 2. प्रबल 
डरावना, भयानक, भयंकर--सिहनिपातमुग्रम--रघु० 

३।६०, मनु० ६।७५, १२।७५, 3. शक्तिशाली, मज- 
बूत, दारुण, तीव्र--उद्रां तपो वेलाम्‌--श० ३, अत्यंत 
गर्म -उग्नस्ञोकाम्‌--मेघ० ११३, अने० पा० 4. तीक्ष्ण, 
प्रचण्ड, गर्म 5. ऊंचा, भद्र,--ग्रः 1. शिव या रुद्र 2 
वर्णसंकर जाति--क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की 
संतान 3. केरल देश (बतेमान मलाबार) 4. रोद्र- 


रस। सम०--गंध (वि०) तीक्ष्ण गंध वाला 
(षः) 1. चम्पक वृक्ष 2. लहसुन,-_चारिणी, 
— खंडा दुर्गा देवी,-जाति (वि०) नीच वंश में 
उत्पन्न, जारज,--दर्शनरूषप (वि०) घोर दर्शन वाला, 
भयानक दृष्टि वाला,-घन्वन्‌ (वि०) मजबूत घनुष को 
घारण करने वाला; (१०) शिव, इन्द्र, - शेखरा शिव 
की चोटी, गंगा,--सेनः मथुरा का राजा और कंस का 
पिता (कंस ने अपने पिता को गही से उतार कर 
कारागार में डाला था, परन्तु कृष्ण से कंस को मार 
कर उसके. पिता को कारागार से मुक्त कर सिंहासना- 
सीन किया) । 


उग्नंपल्य (वि०) [ उग्र+-दृश्‌+खश्‌, मुमागमः] भीषण 
दृष्टिवाला, डरावना, विकराल । 

उच्‌ (दिवा० पर०) (उच्यति, उचित या उग्न--अघिकांश 
में भू. क० कृ० के रूप में प्रयुक्त) 1. संचय करना, 
एकत्र करना, 2. शौकीन होना, प्रसन्नता अनुभव करना 
3. उचित या योग्य होना, अभ्यस्त होना । 

उचित (भू० क० कृ०), [ उच्‌+-क्त ] 1. योग्य, ठीक, 
सही, उपयुक्त-उचितस्तदुपालम्भः--उत्तर० ३, प्रायः 
तुमुन्‌ के साथ-उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितुम्‌ 
--श० ४ 2. प्रचलित, प्रथानुरूप,-उचितेष्‌ करणीयष्‌ 
~ श० ४ 3. अभ्यस्त, प्रचरित (समास में)-नीबार- 
भागघेयोचिते:--रघु० १।५०, २।२५, ३।५४, ६०, 
१११९, कि० १।३४, 4. प्रशंसनीय । 

उच्च (वि०) [उद्‌--चित्‌+ ड] 1. (सभी बातों में )ऊँचा, 
लम्बा-क्षितिघारणोच्चम्‌--कु० ७।६३, उन्नत, 
उत्कृष्ट (परिवार आदि) 2. ऊँचा, ऊंची आवाज वाला- 
उच्चाः पक्षिगणाः-शि० ४1१८ 3. तीव्र, दारुण, घोर । 
सम०--तरुः नारियल का पेड़, --तारू: ऊंचा संगीत, 
नृत्य आदि,-तीछ- (वि०) 1. ऊंचा नीचा 2. विविध, 
--छूलाटा,-- टिका, ऊंचे मस्तक वाली स्त्री, - संश्रय 
(वि०) ऊँचा पद ग्रहण करने वाला (नक्षत्रादिक) 
रघु० ३।१३, दे० इस पर मल्लि० । 

उच्चकः (अव्य०) [ उच्चैस्‌+- अकच्‌ ] 1. ऊँचा, ऊंचाई 
पर, उत्तुंग, (आलं० भी) -श्रितोदयाद्रेरमिसायमुच्चकः 
~शि० १।१६, १६।४६ 2. ऊंचे स्वर वाला । 
स्‌ (वि०) [ ब० स० ] 1. ऊपर को आँखें किए 
हुए, ऊपर को ओर देखते हुए 2. जिसकी आँखें निकाल 
दी गई हों, अंधा । 

उच्चण्ड (वि०) [प्रा स० ] 1. भीषण, भयानक, उग्र 
2. फुर्तीला 3. ऊंची आवाज वाला 4. क्रोधी, चिड़- 
चिड़ा । 

उच्चन्द्र: (उच्छिष्टः चंद्रो यत्र--अत्या० स०) रात का 
अन्तिम पहर । 

उच्चयः [ उद्‌--चि--अच्‌ ] 1. संग्रह, राशि, समुदाय 


( १८२ ) 


-"रूपोच्चयेन---श० २।९, तु० 'शिलोच्चय: भी 2 
एकत्र करना, संचय करना (फूल आदि) --पुष्पोच्चयं 
नाटयति---श० ४, कु० ३।६१, 3. स्त्री के ओढ्ने की 
गाँठ 4. समृद्धि, अभ्युदय ! 

उच्चरणम्‌ [ उद्‌+चर्‌~-ल्युंट्‌ | 1. ऊपर या बाहर जाना 
2. उच्चारण करना । 

उच्चल (वि०) [ उद्‌+-चल्‌+-अच्‌ ] हिलने-ड्लने वाला, 
लम्‌ मन । 

उच्चलनम्‌ | उद्‌+-चल्‌-ल्युट्‌ ] चले जाना, कूच करना । 

उच्चलित (भू० क० कृ०) [ उद्‌ चल. क्त] चलने के 
लिए तत्पर, प्रस्थान करने वाला--रघु० २।६ । 

उच्चाटनम्‌ [ उद्‌+-चट्‌+-णिच्‌)-ल्यूट्‌ | 1. हाँक कर 
बाहर करना, निकाल देना 2. वियोग 3. दूर हटाना, 
(पौधे का) उन्मूलन 4. एक प्रकार का जादू-टोना 5. 
जादूमंत्र चलाना, शत्रु का नाश करना । 

उच्चारः [ उद्‌+-चर+-णिच्‌ञ-घञ्ञ्‌ ] 1. कथन, उच्चा- 
रण, उद्घोषणा 2. विष्ठा, गोबर--मातुरुच्चार एव 
सः--हि० प्र० १६, सनु० ४५० 3. छोड़ना । 

उच्चारणम्‌ [ उद्‌ +चर्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. बोलना, 
कथन करना,--वाच:-शिक्षा ० २, वेद? 2. उद्घोषणा, 
उदीरणा । 

उच्चावच (वि०) | मयू रव्यंसकादिगण--उदक्‌ च अवाक्‌ 
च] 1. ऊंचा, - नीचा, अनियमित--मनु० ६।७३ 2 
विविध, विभिन्न--मनु० १३८, शि० ४४६ | 

उच्चूडः--लः [ उद्गता चूडा यस्य--ब० स० ] ध्वजा पर 
फहरान वाला झंडा, ध्वज | 

(अव्य०) [ उद्‌ञ-चि+-डैस्‌ ] 1. उत्तृंग, ऊँचा, 

ऊंचाई पर, ऊपर (विप० नोच-चेः) 
स्थेयम्‌-- -भतुँ ० २।२८, उच्चैरुदात्तः-पा० १।२।२९ 
2. ऊंची आवाज से, कोलाहलपूर्वक 3. प्रबलता से, 
अत्यन्त, अत्यधिक-विदघति भयमुच्चैवीक्ष्यमाणा 
बनान्ताः--रघु० १२२ 4. (समास में विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त) (क) उन्नत, कुलीन--जनोऽयमुच्चै 
पदलड्भूनोत्सुक:--कु० ५।६४, श० ४1१५, रत्ना» ४। 
१९ (ख) पूज्य, प्रमुख, प्रसिद्ध--उच्चेरुच्चे:श्रवास्तेत- 
कु० २।४७। सम०--घुष्टम 1. हंगामा, हल्लागुल्ला, 
गुलगपाड़ा 2. ऊंची आवाज में की गई घोषणा,--वाद 
बड़ी प्रशंसा,--शिरस्‌ (वि०) उदाराशय, महानुभाव 
--कु० १।२२,- श्रवस्‌, (वि०) 1. बड़े कानों 
वाला 2. बहरा; (१०) इन्द्र का घोड़ा (जो 'समुद्र- 
मन्थन से प्राप्त'--कहा जाता है) । 

उच्चस्तमाम्‌ (अव्य०) [उच्चंस्‌+तमप्‌+ आम्‌] 1. अत्यत 
ऊंचा 2. बहुत ऊंचे स्वर से 

३च्चस्तरम्‌--राम्‌ (अव्य०) [उच्चेस्‌+तरप्‌+-आम्‌ च] 
1. ऊँचे स्वर सें 2. अत्यन्त अंचा--कु० ७।६८। 


उच्छ (तुदा० पर०) (उच्छति, उष्ट) 1. बांघना 2. पूरा 
करना 3. छोड़ देना, त्याग देना । 

उच्छन्न (वि०) [उद्‌-छद्‌+-क्त] 1. नष्ट किया हुआ, 
उखाड़ा हुआ (कदाचित्‌ 'उत्सन्न') दे० उच्छिन्न 
2. लुप्त (रचना आदि) । 

उच्छलत्‌ (शत्रन्त--वि० ) [उद्‌+-शल्‌+- शतृ] 1. चमकता 
हुआ, इधर-उधर हिलता-ड्लता हुआ 2. हिलता-डुलता, 
चलता-फिरता 3. ऊपर को उड़ता हुआ, ऊपर ऊंचाई 
पर जाता हुआ । 

उच्छलनम्‌ [उद्‌ +-शल्‌-+-ल्युट्‌] ऊपर को जाना, सरकना 
या उड्ना । 

उच्छादनम्‌ [उद्‌ + छद्‌--णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. चादर, ढकना 
2. तेल मळना, लेप या उबटन से शरीर पोतना । 

उच्छासन (वि०) [उत्क्रान्तः शासनम्‌] नियंत्रण में न रहने 
वाला, निरंकुश, उदंड । 

उच्छास्त्र, “वतिन्‌ [उद्गतः शास्त्रात्‌ --ग० स०] 1. शास्त्र 
(नागरिक और धामिक--विधि-ग्रम्थ) के विरुद्ध 
आचरण करने वाला 2. विधि-प्रंथों का उल्लंघन करने 
वाला । 

उच्छिख (वि०) [उद्गता शिखा यस्य] 1. शिखा युक्त 
2. चमकीला, जिसकी ज्वाला ऊपर की ओर जा रही 
हो--रघु० १६।८७। 

उच्छित्तिः (स्त्री) [उद्‌+छिद्‌+-क्तिन्‌] मूलोच्छेदन, 
विनाश । कोसल?--रत्ना० ४। 

उच्छिन्न (भू० क० कृ०) [उद्‌+-छिद्‌ञ-क्त] 1. मूलोच्छिन्न, 
विनष्ट, उखाड़ा हुआ -उच्छिन्नाश्नयकातरेव कुलटा 
योत्रान्तरं श्रीगंता--मुद्रा ० ६।५ 2. नीच, अघम । 

उच्छिरस्‌ (वि०) [उन्नतं शिरो$स्य--ब० स०] 1. ऊँची 
गर्दन वाला (शा०) 2. उन्नत 3. (अतः) कुलीन, 
श्रेष्ठ, महानुभाव--शैलात्मजापि पिलुरुच्छिरसोऽ 
भिलाषम्‌--कु० ३।७५, ६।७० | 

उच्छिलीन्ध्र (वि०) [ब० स०] कुकुरमृत्ता (साँप की छतरी) 
से भरा स्थान,-कतुँ यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्राम- 
वन्ध्याम्‌ मेघ० ११,-ध्रम्‌ कुकुरमृत्ता, साप की छतरी । 

उच्छिष्ट (भू० क० कृ०) [उत्‌+शिष्‌-+-क्‍्त] 1. शेष, 
बचा हुआ, 2. अस्वीकृत, त्यक्त--रघु० १२।१५ 
3. बासी, “कल्पना, पुराने विचार या आविष्कार, 
ष्टम्‌ 1. जूठन, खंड, अवशिष्ट (विशेषतः यज्ञ 
या आहार का)-नोच्छिष्टं कस्यचिद्द्यात-मनु ० २।५६। 
सम ०---अन्नम्‌ जूठन, भुक्तावशेष-- मोदनम्‌ मोम । 

उच्छीषंकम्‌ [उत्थापितं शीर्षं यस्मिन्‌] 1. तकिया 2. सिर । 

उच्छुष्क (वि०) [उद्‌+-शुष्‌+-क्त तस्य कः] सूखा, मुर्झाया 
आ। 

उच्छून (वि०) [उद्‌ + र्विञ-क्त] 1. सूजा हुआ -प्रबल- 
रुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया:--मेघ० ८६, उत्तानोच्छून- 


( १८३ ) 


सण्ड्कपाटितोदरसंनिभम्‌-काव्य० ७, अनवरतरुदितो- 
च्छुनताम्रदृष्टम्‌-दश० ९५ 2. मोटा 3. ऊँचा, उत्तुंग । 

उच्छुल्भूल (वि०) [उद्गतः म्याङ्खलात:--ब० स०] 1. बेल- 
याम्‌, अनियंत्रित, निरंकुश-- वाचा-पंच ० रे, अन्य- 
दुच्छुङ्खलं सत्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रिम्‌--शि० २।६२ 
2. स्वेच्छाचारी 3. अनियमित, क्रमहीत ! 

उच्छेदः दनम्‌ [उद्‌ + छिद्‌--घडा,, ल्युट्‌ वा] 1. काट 
कर फेंक देना 2. मूलोच्छेदन, उखाड़ देना, काम तमाम 
कर देना--सतां भवोच्छेदकरः पिता ते--रघु० १४।७४ 
3. अपच्छेदन । 

उच्छेषः--षणम्‌ [उद्‌ शिष्‌--घञ्न्‌, ल्युट्‌ वा] अवशेष । 

उच्छोषण (वि०) [उद्‌+शुष्‌+ णिच्‌-ल्युट्‌] 1 सुखाने 
वाला, मुरझा देने वाला-यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रि- 
याणाम्‌-भग० २।८ 2. जलना,--णम्‌ सुखा देना, 
कुम्हलाना, मूर्झाना । 

उच्छु (च्छा) यः [ उद्‌+श्रिञअच्‌+घञ वा ] 1. 
(तारों आदि का) उदय होना 2. उठाना, उत्थापन 
3. ऊँचाई, उत्सेघ (शारीरिक और नैतिक)-श्रङ्गोच्छायै: 
कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः खम्‌--भेघ० ६०, कि० 
७।२७, ८।२३, 4. विकास, वृद्धि, गहनता, गुण -कि० 
८२१ नीतोच्छायम्‌--५।३१, 5. घमंड । 

उच्छ्यणम्‌ [उद्‌ +-श्रिञ-ल्युट्‌] उन्नयन, उत्थापन । 

च्छित (भू० क० कृ०)[उद्‌+ श्रि+-क्त] 1. उठाया हुआ, 
उत्त्यापित 2. ऊपर गया हुआ, उद्गत 3. ऊंचा, लंबा, 
उत्तुंग, उन्नत 4. पैदा किया हुआ, जात 5. वर्धमान, 
समृद्ध, बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त 6. अभिमानी । 

उच्छितिः= उच्छ्यः 

उच्छ्वसनम्‌ [उद्‌--श्वस्‌+-ल्युट्‌] 1. सांस लेना, आह 
भरना 2. गहरी साँस लेना । 

उच्छूवसित ( भू० क० कु० ) | उद्‌ञ-श्वस्‌ञ-क्त ] 
(कर्तरि प्रयोग) 1. गहरी सांस लेना, सांस लेना 2. 
मह से भाप बाहर निकांलना 3. पूरा खिला हुआ, 
विवृत 4. तरोताजा-मेघ० ४२, 5. आइवसित-उत्कं- 
ठोच्छवसितहृदया--मेघ ० १००,--तम्‌ 1. सांस, प्राण 
---सा कुलपतेरुच्छवसितमिव--श० ३, 2. प्रफुल्ल, 
फूंक मारना 3. साँस बाहर निकाळना-रघु० ८।३, 4. 
गहरी सांस लेना, उभार, धड़कन ५. शरीर में रहने 
वाले पाँच प्राण । 

उच्छ्वासः [ उद्‌-}-श्वस्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. सांस, सांस अन्दर 
खींचना, सांस बाहर निकालना--मुखो च्छ्वासगन्धम्‌ 
--विक्रम० ४२२, ऋतु ० १।३, मेघ० १०२ 2. प्राणों 
का आश्रय 3. आह भरना 4. आश्वासन, प्रोत्साहन 
--अमरु ११, 5. फूंकनी 6. पुस्तक का खंड या भाग 
(जैसे हर्षचरित का) तु० अध्याय । 

उच्छ्वासिन्‌ (वि०) [उच्छ्वास--इनि] 1. सांस लेने वाला 


2. गहरी सांस लेने वाला, आह भरने वाला 3. मिटने 
वाला, मुर्झानेवाला । 

उज्जय (यि) ची [ प्रा० स० ] एक नगर का नाम, मालवा 
प्रदेश में वर्तमान उज्जैन, हिन्दुओं की सात पुण्य- 
नगरियों में से एक, (तु० अवन्ति )--सोघोत्संजूप्रणय- 
विमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्या:--मेघ० २७ । 

उज्जासनम्‌ [ उद्‌न-जस्‌--णिच्‌-ल्युट्‌ ] मारना, हत्या 
करना- चौरस्योज्जासनम्‌--सिद्धा० । 

उज्जिहान (वि०) [ उद्‌--हा--शानच्‌ ] ऊपर जाता 
हुआ, (सूये की भांति) उदय होता हुआ-उज्जिहानस्य 
भानो:--मुद्रा ० ४२१ 2. बिदा होता हुआ, बाहर 
जाता हुआ, “जीविताँ वराकीम्‌--मा० १०॥ 

उज्जुम्भ (वि०) [ ब० स० ] 1. फूँक भरा हुआ, फूलाया 
हुआ-उज्जुम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यज्ञानि सङ्गना-सा० 
द० 2. दरारदार, खुला हुआ,--भः 1. विवर, फूलाव, 
फूंक मारना 2. तोड़ कर टुकड़े करना, जुदारे करना 

उज्जम्भा-भणम्‌ [ उद्‌-जृम्भ्‌+ अ, ल्युट्‌ वा | 1. जम्हाई 
लेना 2. मुह बाना, 3. फैलाना, वृद्धि । 

उज्ज्य (वि०) [ उद्गता ज्या यस्य--ब० स० ] वह घनु- 
घेर जिसके धनुष की डोरी खुली हुई हो । 

उज्ज्वल (वि०)[उद्‌+-ज्वल्‌ +अच्‌] 1. उजला, चमकीला, 
कांतियुक्त--उज्ज्वलकपोलं मुखम्‌---शि० ९।४८ 2. 
प्रिय, सुन्दर--सर्गो निसर्गोज्ज्वल:--नै० ३।१३६ 3. 
फूंक भरा हुआ, फुलाया हुआ 4. अनियंत्रित, छः 
प्रेम, राग,--लम्‌ सोना । 

उज्ञ्वलनम्‌ [ उद्‌+-ज्वल्‌ +ल्युट्‌ | 1. जलना, चमकना 
2. कान्ति, दौप्ति । 

उज्ञ्‌ (तुदा० पर०) (उज्झति, उज्झित) 1. त्यागना, 
छोड़ना, तिलांजलि देना-सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्झां- 
चकार--रघु० ५७५, १।४०, ५१ आतपायोज्झितं 
घान्यम्‌--महा०, घूप में टाला हुआ 2. टालना, बचना 
--उदये मदवाच्यमुज्झता--रघु० ८1८४ 3. उत्सर्जन 
करना, बाहर निकालना -- अविरतोज्झितवारिविफ- 
ण्डुशि:--कि० ५६, शि० ४६३। 

उज्ञकः [ उज्झ्‌ +-ण्वुल ] 1. बादल 2. भक्त । 

उज्झनस्‌ [ उज्झ्‌--ल्युट्‌ | त्यागना, दूर करना, छोड़ना । 

उञ्छ्‌ (तुदा० पर०) (उंञ्छति, उंड्छित) बाले इकट्ठी 
करना, बीनना (एक-एक करके) -- गिलानप्युञ्छत: 
मनुः ३।१०० 

उञ्छः [ उञ्छ्‌+- घञा ] बालें इकट्ठी करना या अनाज के 
दाने बीनना, तान्युञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि--रधु० ५।८, 
मनु० १०।११२,- छम्‌ बाले इकट्ठी करना । सम० 
--वृत्ति,-शीलू (वि०) जो शिलोंछन से अपनी 
जीविका चलाता है, खेत में बचे अनाज के कणों कों 
चुन कर पेट भरने वाला । 


( १३८४ ) 


उञ्छनम्‌ | उञ्छ्‌+-ल्युट्‌ ] खेत में पड़े अनाज के दानों को 
एकत्र करना । 

उटम्‌ [ उ--टक ] 1. पत्ता 2. घास । सम०--जः- जम्‌ 

--(उटेभ्यो जायते) झोपड़ी, कुटिया, आश्रम 
(पर्णशाला) --उटजद्वारविरूढं नीवारबरिं विलोक- 
यतः--श० ४।२०, रघु० १।५०, ५२। 
(स्त्री०) उडु (नपुं०) [ उड्‌--कु बा० ] 1. नक्षत्र, 
तारा--इन्दु्रकाशांन्तरितोड्तुल्याः-रघु०* १६।६५, 2. 
जल (केवल नपूं० में) । सम०--चक्रम--राशि- 
चेक्क--पः,--पम्‌ लट्ठो का बना बेडा,-तितीषुर्दस्तर 
मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌--रघु० १।२, केनोडंपेन 
परलोकनदीं तरिष्ये--मृच्छ० ८।२३ (--पः) चंद्रमा 
-तमुच्छ० ४।२४--षतिः,--राज्‌ चन्द्रमा - जितमुडु- 
पतिना--रत्ना० १।५, रसात्मकस्योड्पतेश्च रश्मयः 
“ऊु० ५।२२--षथः आकाश, अन्तरिक्ष । 
उड्म्बरः [ उं शम्भ वृणोति-उ¬-वृ+ खच्‌, मुम्‌ उत्कृष्ट: 
उम्बरः--प्रा० स० दस्य डत्वम्‌ ] 1. गूलर का वृक्ष 
(औदुम्बर), 2. घर की देहली या ड्योढ़ी 3. हिजड़ा 
4. एक प्रकार का कोढ (--रम्‌ भी),-रम्‌ 1. गूलर 
का फल 2. तांबा । 

उड्पः=उड्पः । 

उड्डयनम्‌ | उद्‌ -- डी--ल्युट्‌ | ऊपर उड़ना, उड़ान लेना 
~गतो विरुत्योड्डयने निराशताम्‌--ने. १।१२५। 

उड्डामर (वि०) | प्रा० स०] 1. रुचिकर, श्रेष्ठ 2. 
प्रबल, भयावह--उड्डामरव्यस्तविस्तारिदोःखण्डपर्या- 
सितक्ष्माधरम्‌ - मा० २।२३। 

उड्डीन (भू० क० कृ०) [ उद्‌ +-डी--क्त ] उड़ा ह्ण आ, 
ऊपर उड़ता हुआ,--नम्‌ 1. ऊपर उड़ना, उड़ान ले 
2. पक्षियों को एक विशेष उड़ान । 

उड्डयनम्‌ [ उड्डः स इव आचरति--क्यङ, उड्डीय 
-+-स्युट्‌ ] उड़ान। 

उड्डीशः | उद्‌ {-डी--क्तिप्‌-उड्डी तस्य ईशः ] शिव। 

उडू: [उड +रक्‌ | देश का नाम, वर्तमान उड़ीसा, दे० ओड़। 

उण्डेरकः [ ? ] आटे का लड्डू, गोला, रोटी--तर्थेवोंडेरक- 
स्रजः--याज्ञ० १।१२८। 

अत्‌ (अव्य०) [ उ--क्विप्‌ ] (क) सन्देह (ख) प्रश्न 
वाचकता (ग) सोचविचार और (घ) तीव्रता । 

उत (अव्य०)[उ--क्त] 1. निम्नांकित भावनाओं को अभि- 
व्यक्त करने वाला अव्यय - (क) सन्देह, अनिश्चितता 
अनुमान (या),--तत्किमयमातपदोषः स्यादुत यथा मे 
मनसि वर्तते--श० ३, स्थाणुरयमुत पुरुषः--गण० 
(ख) विकल्प, प्रायः ४क' का सहवर्ती (या) ,-किमिदं 
गुरुभिरुपदिष्टमुत घर्मशास्त्रेषु पठितमृत मोक्षप्राप्तिः 

यूक्तिरियम्‌--का० १५५, कु० ६1२३, 'उत' के स्थान 


में 'आहो' या 'आहोस्वित्‌' भी प्रयुक्त होता हूँ, कई 


बार तो 'आहो' 'आहोस्वित्‌ या 'स्वित्‌' को 'उत' 
से जोड़ दिया जाता है (ग) साहचर्य, संयोग ('और' 
“भी शब्दों द्वारा समुच्चयात्मकता का बोध कराने 
वाला) --उत बलवानुताबलः (घ) प्रश्नवाक्षकता-- 
"उत दण्डः पतिष्यति 2. प्रति-,इसके विपरीत, दूसरी 
ओर, बल्कि - सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत 
दीपकाः - शि० २।५५ 3. किम्‌ -,कितना अधिक, 
कितना कम दे० किम्‌, उत--उत या-या-एकमेव वरं 
पुसामृत राज्यमुताश्रमः --गण० । 

उतथ्यः (?) अंगिरा का पुत्र, तथा बृहस्पति का बड़ा 
भाई ।--अनुजः,--अनुजन्मन्‌ (पृं०) बृहस्पति, देव- 
ताओं का गुरु, -- तथ्यमुतथ्यानुजवज्जयादाग्ने गंदाग्रजम्‌- 
“शि० २।६९। 

उत्क (वि०) [उद्‌-स्वार्थे कन्‌] 1 इच्छुक, लालायित, उत्कं- 
ठित (समास में)-अद्विसुतासमागमोत्क:--कु० ६।९५ 
मानसोत्का:-मेघ० ११, कई बार तुमुन्‌ के साथ-शि० 
४1१८, 2. खिद्यमान, दुःखी, झोकान्वित 3. उन्मना । 

उत्कञ्चुक (वि०) [ब० स०] बिना अंग्रिया पहने या बिना 
कवच धारण किये हुए । 

उत्कट (वि०) [उद्‌--कट्च्‌] 1. बड़ा, प्रशस्त--उत्तर० 
४1२९ 2. शक्तिशाली, ताकतवर, भीषण 3. अत्य- 
धिक, ज्यादह--अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते- 
हि० १।८५, 4. भरपूर, समृद्ध 5. मदिरासेवी, मदमत्त, 
उन्मत्त, मदोत्कट 6. श्रेष्ठ, उत्तम 7. विषम,--डः 1. 
हाथी के मस्तक से बहनेवाला मद 2. मदयुक्त हाथी । 

उत्कण्ठ (वि०) [उन्नतः कण्ठो यस्य] 1. गर्दन ऊपर को 
उठाये हुए, (अतः) तत्पर, तैयार, करने के लिए 
उत्सुक (समास में) - आज्ञापनोत्कण्ठः -- श० २, 
रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने--रघु० १५।११ 
2. (अतः) चिन्तातुर, उत्सुक,-5:,---ठा संभोग करने 
की एक रीति। 

उत्कण्ठा [उद्‌+-कण्ठ्‌+-अ-+- टापू] 1. चिन्तातुरता, बेचैनी- 
-यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया---श ० 
४।५, 2. प्रिय वस्तु या प्रियतम पाने की लालसा 
दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्वीक्षते--अमरु २४, 3. खेद, 
शोक, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्तिका लुप्त हो 
जाना -- गाढोत्कण्ठा -मा० १।१५, मेघ० ८३। 

उत्कण्ठित (भू० क० कृ०)[उद्‌+-कण्ठ्‌+-क्त] 1. चिन्ता- 
तुर, व्यथित होनेवाला, शोकान्वित 2. किसी प्रिय 
वस्तु या व्यक्ति के लिए लालायित,--ता अपने अनु- 
पस्थित प्रेमी या पति से मिलने की प्रबल लालसा 
रखने वाली नायिका, आठ नायिकाओं में से एक--- 
सा० द० १२१ में दी गई परिभाषा--आगन्तुं कृत- 
चित्तोऽपि देवान्नायाति यत्प्रियः, तदनागमबुःखार्ता 
विरहोत्कण्ठिता तु सा । 


( १८५ ) र 


उत्कन्धर (वि०) [उन्नतः कन्धरो$स्य--ब० स० ] गर्दन 
ऊपर उठाये हुए, उद्प्रीव--उत्कन्धरं दारुकमित्युवाच- 
शि० ४११८ | 

उत्कम्प (वि०) [ब० स०] कांपता हुआ, --पः,--पनम्‌ 
कांपना, कंपकंपी, क्षोभ--किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः 
समुदीक्षसे -अमरु २८, मालवि० ७२ । 

उत्करः [उद्‌--कु--अप्‌] 1. ढेर, समुच्चय 2. अम्बर, 
चट्टा 3. मलबा - मृच्छ० ३। 

उत्कर्करः [ब० स० | एक प्रकार का वाद्य-उपक रण, बाजा । 

उत्कर्तनम्‌ [उद्‌ + कृत्‌ + ल्युट्‌] 1. काट देना, फाड़ देना 
2. उखाड़ देना, मूलोच्छेदन । 

उत्कर्षः [उद्‌+-कृष्‌+-घञ्ञ्‌] 1. ऊपर को खींचना 
2. उन्नति, प्रमुखता, उदय, समृद्धि--निनीषु: कुलमुत्क- 
बम्‌ -मनु० ४।२४४,९।२४ 3. वृद्धि, बहुतायत, 
अधिकता-पंचानामपि भूतानामृत्कर्ष पुपुषुर्गुणाः-रघु० 
४११ 4. उत्कृष्टता, सर्वोपरि गुण, यश - उत्कर्ष: 
सच धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले--श० 
२, 5. अहंमन्यता, शेखी 6. प्रसन्नता । 

उत्कर्षणम्‌ [उद्‌--कृष्‌--ल्युटु] 1. ऊपर खींचता, ऊपर 
लेना, ऊपर करना । 

उत्कलः [उद्‌ कल्‌--अच्‌ | 1. एक देश का नाम, वर्तमान 
उड़ीसा या उस देश के निवासी (ब० व०), जगन्नाथ- 
प्रान्तदेश उत्कलः परिकीतितः-दे० 'ओड़' - उत्कला- 
दशित पथः --रघु० ४।३८ 2. बहेलिया, चिड़ीमार 
3. कुली । 

उत्कलाप (वि०) [ब० स०] पूंछ फँलाये हुए और सीघी 
उठाये हुए--रघु० १६।६४। 

उत्कलिका [ उद्‌+कल्‌--वुन्‌ ] 1. चिन्तातुरता, बेचैनी 
जाता नोत्कलिका-अमरु ७८, 2. लालसा करना, 
खेद प्रकाश करना, किसी वस्तु या व्यक्ति का लुप्त 
हो जाना 3. काम क्रीडा, हेला, 4. कली 5. तरंग 
--क्षुभितमुत्कलिकातरलं मनः तरंगों द्वारा क्षुन्ध-- 
मा० ३।१०, (यहाँ स्वयं 'उत्कलिका' का अर्थ 'चिन्ता- 
तुरता' है) शि० ३।७०। सम० -प्रायम्‌ गद्यरचना 
का एक प्रकार जिसमें समास बहुत हों तथा 
कठोर वणे हों--भवेदुत्कलिकाप्रायं समासाढ्यं दुढा- 
क्षरम्‌--छं० । 

उत्कषणम्‌ [उद्‌ +-कष्‌+-ल्युट्‌] 1. फाड़ना, ऊपर को 
खींचना 2. जोतना, (हल आदि), खींच कर ले जाना 
--सद्य: सीरोत्कषणसुरमि क्षेत्रमारुह्य मालम्‌--मेघ० 
१७, 3. रगडना--भामि० १।७३। 

उत्कारः [उद्‌ञ- क्‌+घञा्‌] 1. अनाज फटकना 2. अनाज 
की ढेरी लगाना 3 अनाज बोने वाला । 

उत्कासः, ` सनम्‌, उत्कासिका [उत्क +- अस्‌ +-अण्‌, ल्युट्‌, 
ण्बुलू वा] खखारना, गले को साफ करना । 

२४ 


उत्किर (वि०) [उद्--कून-श] हवा में उड़ता हुआ, ऊपर 
को बिखरता हुआ, धारण करता हुआ--कु० ५२६, 
६1५, रघु० १1३८ ॥ 

उत्कीतंनम्‌ [उद्‌--कु-+ल्‍्युट्‌] 1. प्रशंसा करना, कीतिगान 
करना 2. घोषणा करना । 

उत्कुटम्‌ [उन्नत: कुटो यत्र ब० स०] ऊपर को मुंह करके 
लेटना या सोना, चित लेटना । 

उत्कुणः [ उत्‌ + कुण्‌+-क ] 1..खटमल 2. जूँ। 

उत्कुल (वि०) [उत्क्रान्तः कुलात्‌ -अत्या० स०] पतित, 
कुल को अपमानित करने वाला--यदि यथा वदति 
क्षितिपस्तथा, त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया-- 
श० ५।२७। 

उत्कूजः [प्रा० स०] (कोयल की) कूक । 

उत्कूटः [उन्नतं कूटमस्य--ब० स०] छाता, छतरी । 

उत्कूदनम्‌ [उद्‌ + कूर्द्‌‡-ल्युट्‌] कूदना, ऊपर को उछलना । 

उत्कूल (वि०) [उत्क्रान्तः कूलात्‌--अत्या० स०] किनारे 
से बाहर निकल कर बहने वाला । 

उत्कलित (वि०) [ उद्‌+-कूल्‌-+-क्त ] किनारे तक पहुँ- 
चने वाला--शि० ३।७० । 

उत्कृष्ट (भू क० कु०) [ उद्‌ञ-कृष्‌+-क्त | 1. उखाड़ा 
हुआ, उठाया हुआ, उन्नत 2. श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम, 
सर्वोच्च -मनु० ५१६३, ८।२८१ बल°-पंच० 
३।३६, बलवत्तर 3. जोता हुआ, हुल चलाया हुआ । 

उत्कोचः [ उत्कुच्‌+-घञ््‌ ] रिइवत--उत्कोचमिव ददती 
—का० २३२ याज्ञ० १।३३८। 

उत्कोचकः [ उत्कोच्‌+-कन्‌ | 1. घूस, रिश्वत 2. (वि०) 
[ उद्‌+कुच्‌+-ण्बुळू | रिश्वतखोर, घूस लेने वाला 
>-मनु० ९।२५८। 

उत्क्रमः [ उद्‌--क्रम्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. क्रमोन्तति 3. विचलन, अति- 
क्रमण, उल्लंघन । 

उत्क्रमणम्‌ [ उद्‌+-क्रम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. चढ़ाई 3. पीछे छोड़ देना, आगे 
बढ़ जाना 4. (शरीर में से) आत्मा का पलायन 
अर्थात्‌ मृत्यु--मनु०. ६।६३। ` 

उत्क्रान्तिः (स्त्री ०) [उद्‌+ क्रम्‌-+ क्तिन्‌ ] 1. बाहर निक- 
लना, ऊपर जाना, कूच करना 2. आगे बढ़ जाना 
3. उल्लंघन, अतिक्रमण । 

उत्क्रामः [ उत्‌+-क्रम्‌+धञा | 1. ऊपर या बाहर जाना, 
प्रस्थान करना 2. आगे बढ़ जाना 3. उल्लंघन 
अतिक्रमण । 

उत्क्रोशः [ उद- क्रूश्‌+-अच्‌ | 1. हल्ला-गुल्ला, मुलगपाड़ा 
2. घोषणा 3. कुररी । 

उत्क्लेदः [ उद्‌ क्लिद्‌ -घज्म_ ] आई या तर होना । 

उत्क्लेशः [उद्‌+-क्लिश्‌+-घञ्य्‌] 1. उत्तेजना, अशान्ति 


( १८६ ) 


2. शरीर का ठीक हालत में न रहना 3. रोग, व्रिशेष- 
कर सामुद्रिक रोग । 

उत्क्षिप्त ( भू० क० कृ० ) [ उद-+क्षिप-+क्त ] 
1. ऊपर को फेंका हुआ, उछाला हुआ, उठाया हुआ 
2. पकड़ा हुआ, सहारा दिया हुआ, 3. ग्रस्त, अभिभूत, 
आहत--विस्मय*---रत्ना०, 4. गिराया हुआ, ध्वस्त, 
—प्तः धतूरा, धतूरे का पौधा । 

उत्क्षिप्तिका [ उत्क्षिप्त--कन्‌--टाप्‌ इत्वम्‌ ] चन्द्रकला 
के आकार का कान का आभूषण । 

उत्क्षेप: [ उद्‌+-क्षिप्‌+-घञ्‌ ] 1. फेंकना, उछालना 
“पक्ष्मोत्केप--मेघ० ४९, 2. जो ऊपर फेंका या 
उछाला जाय--बिन्दुत्क्षेपान्‌ पिपासु:--मालवि० २।१३ 
3. भेजना, प्रषित करना 4. वमन करना । 

उत्क्षपक (वि०) [ उद्‌--क्षिपू--ण्वुल्‌ | ऊपर फेंकने या 
उछालने वाला, उन्नत करने वाला या ऊपर उठाने 
वाला-याज्ञ० २२७४,--कः 1. कपड़े आदि चुराने 
घाला- वस्त्राद्युस्शिपत्यपहरतीत्युत्क्षेपकः---मिता० 2. 
भेजने वाला या आदेश देने वाला । 

उत्क्षेपणम्‌ [ उद्‌+-क्षिप्‌+-ल्युट्‌ ] 1. ऊपर फेंकना, उठाना 
या उछालना--अतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणात्‌ 
“श० १।३० 2. वैशेषिकों के मतानुसार पाँच कर्मों में 
से एक कमं 'उत्क्षेपण' 3. वमन करना 4. भेजना, प्रेषित 
करना 5. (अनाज साफ करने के लिए ) छाज 6. पंखा । 

उत्खचित (वि०) | उद्‌+-खच्‌+-क्त ] मिलाकर गुंथा 
हुआ, बुना हुआ या जड़ा हुआ--कुसुमोत्खचितान्‌ 
वलीभृतः--रघु० ८५३, १३।५४। 

उत्बला [उद्‌--खल्‌-5अच्‌-- टापू] एक प्रकार का सुगन्ध । 

उत्खात (भू० क० कृ०) [उद्‌+-खन्‌+-क्त] 1. खोदा हुआ, 
खोद कर निकाला हुआ 2. उद्धत, बाहर निकाला 
हुआ--उत्तर० ३ 3. जड़ से उखाड़ा हुआ, जड़ समेत 
तोड़ा हुआ (शा०),-लीला*--उत्तर० ३।१६ 4. 
(आलं०) (क) उन्मूलित, बिल्कुल नष्ट किया हुआ, 
घ्वस्त-किमुत्खातं नन्दवंशस्य--मुद्रा० १, लवणो मघु- 
रेश्वरः प्राप्त:--उत्तर० ७, (ख) पदच्युत, अधिकार 
या शक्ति से वंचित किया हुआ--फलै: संवधंयामासु- 
रुत्खातप्रतिरोपिता:--रघु० ४३७ (यहाँ 'उत्खात' 
का अर्थ 'उन्मूरित' भी है),--तम्‌ एक गरतं, रन्ध्र, 
ऊबड-खाबड़ भूमि । सम०--केलिः (स्त्री० ) खेल- 
खेल में सींग या दांत से धरती खोदना--उत्खातर्कोलः 
श्रृंगा््यैवेप्रकीड़ा निगद्यते । 

उत्खातिन्‌ (वि०) [ उत्खात--इनि | विषम, ऊँची-नीची, 
विषम (विप० “सम') --उत्खातिनी भूमिरिति मया 
रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेग:--श० १। 

उत्त ( वि०) [ उन्दू--क्त ] आद्रे, गीला । 

उत्तंसः [ उद्‌--तंस--अच्‌ ] 1. शिखा, मोर का चूडा, 


मुकुट के ऊपर घारण किया जाने वाला आभूषण 
-1उत्तेसानहरत वारि मूधजेम्यः--स्ि० ८। ५७--पुर 
'कर्णोत्तस' 2. कान का आभूषण--मा० ५१८, 
भामि० २1५५ 

उत्तंसित (वि०) [उत्तस-- इतच्‌] 1. कानों में आभूषण पहने 
हुए 2. शिखा.में धारण किया हुआ--भर्तृ० ३।१२९। 

इत्तर (वि०) [ उत्क्रान्तः तटम्‌--अत्या० स० ] किनारे 
के बाहर निकल कर बहने वाला--रघु० ११५८ । 

उत्तप्त (भू० क० कृ०) [ उद्‌+तप्‌+-क्त ] जलाया 
हुआ, गरम किया हुआ, झुलसाया हुआ--°कनक 
-ण्का० ४३,--प्तम्‌ सूखा माँस । 

उत्तम (वि०) [ उद्‌-तमप्‌ ] 1. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (बहुघा 
समास में) द्विजोत्तम--इसी प्रकार सुर” आदि - प्राये- 
णाघममध्यसोत्तमगुण: संसर्गतो जायते--भतुँ० २1६७, 
2. प्रमुख, सर्वोच्च, उच्चतम, 3. उन्नततम, मुख्य, 
प्रधान 4. सबसे बड़ा, प्रथम, मनु० २।२४९,--मः 
1. विष्णु 2. अन्तिम पुरुष (अंग्रेजी में इसी “उत्तम 
पुरुष' को प्रथम पुरुष कहते हैं),--मा श्रेष्ठ महिला । 
सम०--अङ्गम्‌ शरीर का श्रेष्ठ अंग, सिर, 
-करिचद्‌ द्विषत्सञ्जद्ृतोत्तमाङ्ग:---रघु० ७1५१, मनु० 
१९३, ८।३०० कु० ७४१, भग० ११।२७,---अधम 
(वि०) ऊँचा-तीचा “मध्यम, अच्छा, बीच के दर्जे 
का, और बुरा,--अर्थ: 1. बढ़िया आधा 2. अन्तिम 
आधा,--अहः अंतिम या बाद का दिन, अच्छा दिन, 
भाग्यशाली दिन,- ऋणः, ऋणिकः (उत्तमर्णः) 
उघार देने वाला, साहूकार (विप० 'अधमर्ण ) ,--पवस्‌ 
ऊँचा पद,--पु (पू) रुषः 1. क्रिया के रूपों में अन्तिम 
पुरुषं (अंग्रेजी वाक्यरचना के अनुसार प्रथम पुरुष) 2. 
परमात्मा 3. श्रेष्ठ पुरुष,-इलोक (वि०) उत्तम ख्याति 
का, श्रीमान्‌, यशस्वी, सुविख्यात,--संग्रहः (स्त्री?) 
पर-स्त्री के साथ सांठ-गांठ अर्थात्‌ प्रेम संबंधी बातें 
करना,-साहसः,-सम्‌ उच्चतम आर्थिक दण्ड, १००० 
पण का दण्ड (कुछ औरों के मतानुसार ८००००) । 

उत्तमोय (वि०) [ उत्तम-छ ] सर्वोच्च, उच्चतम, सर्व- 
श्रेष्ठ, प्रधान । 

उत्तम्भः, भनम्‌ [ उद्‌--स्तम्भू+- घज्ण , ल्युट वा] 1. 
संभालना, थामे रखना, सहारा देना --भुवनोत्तम्भनस्त- 
म्भान्‌--का० २६०, 2. थूनी, टेक, सहारा 3. रोकना, 
गिरफ्तार करना । 

उत्तर (वि०) [उद्‌-तरप्‌] 1. उत्तर दिशा में पैदा होने 
वाला, उत्तरीय (सर्व० की भांति रूप रचना) 
2. उच्चतर, अपेक्षाकृत ऊंचा (विप० 'अधर')-अवंन- 
तोत्तरं कायम्‌--रघु० ९।६० 3. (क) बाद का, 
दूसरा, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती (विप० पूर्व) पूर्व मेघः 
"उत्तर मेघ:-- मीमांसा, उत्तरार्घः आदि--°राम- 


( १८७ ) 


चरितम्‌ (ख) आगामी, उपसंहारात्मक 4. बायाँ 
(विप० दक्षिणं) 5. बढ़िया, मुख्य, श्रेष्ठ 6. अपेक्षाकृत 
अधिक, से अधिक (बहुघा संख्याओ से युक्त समस्त 
पदों में अन्तिम खंड के रूप .में प्रयुक्त )--षडुत्तरा 
विशति:-- २६, अष्टोत्तरं शतम्‌ १०८, 7. से युक्त 
या सहित, पूर्ण, मुख्यतया'''से युक्त, से अनुगत 
(समास के अन्त में)-राज्ञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरेव 
श० ५, अस्रोत्तरमीक्षितां-कु० ५६१ 8. पार किया 
जाना,--रः 1. आगामी समय, भविष्यत्काल 2. 
विष्णु 3. शिव 4. विराट राजा का पुत्र,--रा 1. उत्तर 
दिश्ञा--अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा-कु० १1१ 


2. एक नक्षत्र 3. विराट राजा की पुत्री और अभिमन्यु | 
की पत्नी,-रम्‌ 1. जवाब,-प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ | 


--रघु० ८।४७,--उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते 
--पंच० १६० 2. (विधि में) प्रतिवाद, प्रत्युक्त 
3. समास का अंतिम पद 4. (मीमांसा में) अधिकरण 
का चौथा अंग--उत्तर 5. उपसंहार 6. अवशेष, 
अवसिष्ट 7. अधिकता, आवश्यकता से ऊपर, दे० ऊपर 
उत्तर (वि० ) 8. अवशेष, अन्तर ( गणित में), 
--रम्‌ (अव्य०) 1. ऊपर 2. बाद में-तत उत्तरम्‌, 
इत उत्तरम्‌ आदि । सम०--अधर (वि०) उच्चतर 
और निम्नतर (आलं० भी), -अधिकारः,--रिता, 
--स्वम्‌ सम्पत्ति में अधिकार, वरासत, बपौती 
-अधिकारिन्‌ (प्‌ं०)किसी के बाद उसकी संपत्ति पाने 
का हकदार,-- अयनम्‌ (यणम्‌ न को ण हो गया) 
1. सूर्यं की (भूमध्य रेखा से) उत्तर की ओर गति 
भग० ८1२४ 2. मकर से कर्क संक्रान्ति तक का काल, 
-अर्धम्‌ 1. शरीर का ऊपरी भाग 2. उत्तरी भाग 3. 
दूसरा आधा-उत्तराधं (विप० 'पुर्वार्ध'),-अहः आगामी 
दिन,---आभासः मिथ्या उत्तर,--आशा उत्तर दिशा, 
°अधिपतिः,--पतिः कुबेर का विशेषण,--आषाढा 
२१ वाँ नक्षत्र जिसमें तीन तारों का पुंज हे, - आसंगः 
ऊपर पहनने का वस्त्र-कृतोत्तरासगं का० ४३, 
शि० २।१९, कु० ५११६,--इतर (वि०) उत्तर से 
भिन्न अर्थात्‌ दक्षिणी, (--रा) दक्षिण-दिशा,--उत्तर 
(वि०) 1. अधिक और अधिक, उच्चतर और उच्चतर 
2. क्रमागत, लगातार वर्घनशील-- स्नेहेन दृष्टिः 
--पंच० १, याज्ञ० २।१३६ (--रम्‌) प्रत्युत्तर, उत्तर 
का उत्तर-अलमुत्तरोत्तरेण --मुद्रा० ३, ओष्ठः ऊपर 
का होठ(उत्तरो-रौ-ष्ठः} ,-काण्डम्‌ रामायण का सातवाँ 
काण्ड,--कायः शरीर का ऊपरी भाग--रघु० ९1६०, 
--कालः भविष्यत्काल,--कुरु (पुं ब० द्र०) संसार 
के ९ भागों में से एक, उत्तरी कुरुओ का देश,---कोसलाः 
(पुं० ब० व०) उत्तरी कोशल देश-पितुरनन्तरमुत्तर- 
कोसलानू--रघु० ९१,--क्रिया अन्त्येष्टि संस्कार, 


औध्वेदेहिक श्राद्धादिक कर्म,--छदः बिस्तर की चादर, 
बिछावन (सामान्य )--रघु० ५1६५, १७२१,-ज 
(वि०) बाद में पैदा होने वाला,--ज्योतिषाः (पुं० 
ब० व०) उत्तरी ज्योतिष प्रदेश,--दायक (वि०) जो 
आज्ञाकारी न हो, जबाब देने वाला, घृष्ट,-दिश 
(स्त्री०) उत्तर दिशा “ईशः,--पालः उत्तर दिशा का 
पालक या स्वामी कुबेर, -पक्षः 1. उत्तरी कक्ष 
2. चांद्रमास का कृष्ण पक्ष 3. किसी विषय का द्वितीय 
पक्ष--अर्थात्‌ उत्तर, उत्तर में प्रस्तुत तर्क बहस का 
जवाब - सिद्धान्त पक्ष (विप० 'पुर्वपक्ष') -- प्रापयन्‌ 
पवन व्याधेगिरमुत्तरपक्षतामू--शि० २1१५ 4. प्रदर्शन 
की गई सचाई या उपसंहार 5. अनुमान कौ प्रक्रिया 
में गौण उक्ति 6. (मी० में) अधिकरण का पाँचवाँ 
अंग (सदस्य ),-पडः 1. ऊपर पहनने का वस्त्र 2. बिछा- 
वन या उत्तरच्छद, --पथः उत्तरी मागे, उत्तर दिशा को 
ले जाने वाला मार्ग,-पदम्‌ 1. समास का अन्तिम पद 
. 2. समास में दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाने वाला 

शब्द,-- पश्चिमा उत्तर-पश्चिम दिशा,--पादः कानूनी 
अभियोग का दूसरा भाग, दावे का जवाब, - पुरुषः 
=उत्तम पुरुषः, -पूर्वा उत्तर-पूर्व दिशा,--प्रच्छदः 
रजाई का खोल या उच्छाल, रजाई,-प्रत्युत्तरम्‌ 1. तर्क- 
वितर्क, वाद-विवाद, प्रत्यारोप 2. कानूनी मुकदमें में 
पक्ष-समर्थन,--फ (फा) ल्गुनी १२ वाँ नक्षत्र जिसमें 
दो तारों का पुंज होता है,-- भाद्रपदू-दा २६ वाँ नक्षत्र 
जिसमें दो तारे रहते हैं,--मीमांसा बाद में प्रणीत 
मीमांसा--वेदान्त दर्शन (मीमांसा-- जिसे प्रायः पूर्व 
मीमांसा कहते हैं-से भिन्न) ,--लक्षणम्‌ वास्तविक 
उत्तर का संकेत,-- बयसं,-स्‌॒ (नपुं०) वृद्धावस्था, 
जीवन का ह्वासमान काल,--वस्त्रं--वासस्‌ (नपु०) 
ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, दुपट्टा, चोगा या अंगरखा, 
--वादिन्‌ (पुं) प्रतिवादी, मुद्दआलह,--साधक 
सहायक, मददगार । 

उत्तरङ्क (वि०) [ब० स०] 1. तरंगित, जलप्लावित, क्षुब्ध 
--मुद्रा ० ६1३, 2. उछलती हुई लहरों वाला--रघु० 
७1३६, कु० ३४८] 

उत्तरतः,--रात्‌ (अव्य०)[उत्तर--तस्‌, आति वा] 1. उत्तर 
से, उत्तर दिशा तक 2. बाईं ओर को (विप० दक्षिणतः) 
3. पीछे 4. बाद में । 

उत्तरत्र (अव्य०) [उत्तर-त्रल] पश्चात्‌, बाद में, फिर, 
नीचे (किसी रचना में), अन्तिम रूप में । 

उत्तराहि (अव्य०) [ उत्तर--आहि ] उत्तर दिशा 
की ओर, (अपा० के साथ) के उत्तर में,-भट्टि० 
८१०७ । 

उत्तरीयम्‌--यकम्‌ [उत्तर--छ, वा कप्‌ | ऊपर पहना 
जाने वाला वस्त्र । 


( १८८ ) 


उत्तरेण (अव्य०) [ उत्तर--एनप्‌ ] (संबं०, कमं ° के साथ 
अथवा समास के' अन्त में) उत्तर की ओर,'''के 
उत्तर दिशा की ओर--तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेणा- 
स्मदीयम्‌--मेघ० ७७ अपे० पा०, मा० ९।२४। 

उत्तरेद्युः (अव्य०) [ उत्तर--एयुस्‌ ] अगले दिन, आगामी 
दिन, कल । 

उत्तर्जनम्‌ [ उद्‌+तर्ज + ल्युट्‌ ] जबरदस्त झिड़की । 

उत्तान (वि०) [ उद्गतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌--ब० स० ] 
1. पसारा हुआ, फैलाया हुआ, विस्तार किया हुआ, 
प्रसृत किया हुआ--उत्तर० ३1२३, 2. (क) चित 
लेटा हुआ--मा० ३,--उत्तानोच्छूनमंड्कपाटितोदर 
संनिभे--काव्य० ७, (ख) सीघा, खड़ा 3. खुला 4. 
स्पष्ट, निष्कपट, खरा--स्वभावोत्तानहृदयं -श० ५, 
स्पष्टवक्ता 5. नतोदर 6. छिछला । सम०--पादः 
एक राजा, ध्रुव का पिता, “जः ध्रुव (उत्तानपाद का 
पुत्र), ध्रुव तारा,--शय (वि० ) पीठ के बल सोता 
हुआ, चित लेटा हुआ--कदा उत्तानशयः पुत्रकः जन- 
यिष्यति मे हृदयाह्वादम्‌--का० ६२, (--यः,--या) 
छोटा बच्चा, दूध-पीता या दुधमूँहा बच्चा, शिशु । 

उत्तापः [ उद्‌+ तप्‌-घञ्‌ ] 1. भारी गर्मी, जलन 2. 
कष्ट, पीडा 3. उत्तेजना, जोश । 

उत्तारः [ उद्‌+-त्‌ञ-घञ्ञ्‌ ] 1. परिवहन, वहन 2. घाट 
उतरना 3. तट पर लगना, तट पर उतारना 4. मुक्ति 
पाना 5. वमन करना । 

उत्तारकः | उद्‌+-तृ+-णिच्‌+-ण्वृल्‌ ] 1. उद्धारक, बचाने 
वाला 2. शिव | 

उत्तारणम्‌ [ उद्‌ + तृ+णिच्‌¬-ल्युट्‌ ] उतारना, उद्धार 
करना, बचाना,--णः विष्णु । 

उत्ताल (वि०) [ अत्या० स० ] 1. बड़ा, मजबूत 2. प्रबल, 
घोर-शि० १२।३१ 3. दृधर्ष, भयानक, भीषण -_उत्ता- 
छास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः--उत्तर० 
२।३०, शि० २०।६८, मा० ५।११, २३, 4. दुष्कर, 
कठिन 5. उन्नत, उत्तृग, अँचा--शि० ३।८,-लः लंगूर । 

उत्तुङ्ग (वि०) [ प्रा० स० ] उच्च, ऊंचा, लंबा--करप्रचे 
यामुत्तङ्कः प्रभुशक्ति प्रथीयसीम्‌---शि० २।८९, °हेम- 
पीठानि २।५। 

उत्तुषः [ उद्गतः तुषोऽस्मात्‌--ब० स० ]--भूसी से पृथक्‌ 
किया हुआ या भुना हुआ (लाजा) अन्न । 

उत्तेजक (वि०) [ उद्‌ --तिज्‌+- णिच्‌--ण्वुल्‌ ] 1. भड़काने 
वाला, उकसाने वाला, उद्दीपक--क्षुघ्‌_, काम? आदि । 

उत्तेजनम्‌, -ना [ उद्‌--तिज्‌ + णिच्‌+-ल्युट्‌, युज्‌ वा] 
1. जोश दिलाना, भड़काना, उकसाना-- समर्थ: श्लोक: 
--मुद्रा० ४, महावी० २, 2. ढकेलना, हाँकना 
3. भेजना, प्रेषित करना 4. तेज़ करना, धार लगाना, 
(झस्त्रादिक) चमकाना 5. बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना । 


उत्तोरण (वि०) [ ब° स० ] उठी हुई या खड़ी मेहराबों 
आदि से सजा हुआ--उत्तोरणं राजपथं प्रपेदे--कु० ७। 
६३, रघु० १४।१०। - 

उत्तोलनम्‌ | उद्‌--तुल्‌--णिच्‌--ल्युट्‌ ] ऊपर उठाना, 
उभारना । 

उत्त्यागः [ उद्‌--त्यज्‌-घञ्न' ] 1. तिलांजलि देना, छोड़ 
देना 2. फेंकना, उछालना 3. सांसारिक वासनाओं 
से संन्यास ! 

उचासः [ उद्‌~-त्रस्‌+-घञ्ञ्‌ ] अत्यन्त भय, आतंक । 

उत्य (वि०) [ उद्‌--स्था--क ] (केवल समास के अन्त 
में प्रयुक्त) 1. से पैदा या उत्पन्न, उदय होने वाला, 
जन्म लेने वाला--दरीमुखोत्येन समीरणेन - कु० १।८, 
६।५९, रघु० १२।८२ 2. ऊपर उठता हुआ, ऊपर 
आता हुआ । 

उत्थानम्‌ [ उद्‌+-स्था+-ल्युट्‌ ] 1. उदय होने या ऊपर 
उठने कीं क्रिया, उठना--आनैयधट्यू त्थानम्‌--भ्तृं० 
३।९, 2. (नक्षत्रादिक का) उदय होना--रघु० ६।३१ 
3. उद्गम, उत्पत्ति 4. मृतोत्यान 5. प्रयत्न, प्रयास, 
चेष्टा--मेदश्छेदक्क्शोदरं लघुभवत्यृत्थानयोग्यं वपु: 
श० २।५, यद्युत्थानं भवेत्सह--मनु० ९1२१५, (घन के 
लिए) प्रयत्न, सम्पत्ति-अभिग्रहण 6. पौरुष 7. हषं, 
प्रसन्नता 8. युद्ध, लड़ाई 9. सेना 10. आँगन, यज्ञमंडप 
11. अवघि, सोमा, हद 12. जागना,--एकादशी देव- 
उठनी कातिक-सुदी एकादशी, विष्णुप्रबोधिनी । 

उत्यापनम्‌ [ उद्‌ञ-स्थाञ-णिच्‌+-ल्युट्‌, पुक्‌ ] 1. उठाना 
खड़ा करना, जगाना 2. उभारना, उन्नत करना, 3. 
उत्तेजित करना, भड़काना 4. जगाना, प्रबुद्ध करना 
(आलं० भी) 5. वमन करना । 

उत्थित (भू० क० कृ०) [ उद्‌+-स्थान-क्त ] 1. उदित, 
या (अपने आसन से) उठा हुआ--वचो निशम्यो- 
त्थितमुत्थितः सन्‌--रघु० २।६१, ७1१०, ३।६१, 
कु० ७1६१, 2. उठाया हुआ, ऊपर गया हुआ--शि० 
११।३, 3. जात, उत्पन्न, उद्गत,--उदितवचः--रघु० 
२।६१; फूट पड़ा (जैसा कि आग) 4. बढ़ता हुआ, 
वर्धनशील (बल में), प्रगति करता हुआ 5. सीमा-बद्ध 
6. विस्तृत, प्रसृत--श० ४।४। सम०--अंगुलिः 
फैलाई हुई हथेली । 

उत्बितिः (स्त्री) [उद्‌+-स्था+-क्तिन्‌] उन्नति, ऊपर 
उठना । 

उत्पक्मन्‌ (वि०) [ब० स०] उलटी पलकों वाला--उत्प- 
क्ष्मणोनेयनयोरुपरुद्ववृत्तिम्‌--श० ४।१५, विक्रम०२ । 

उत्पतः [उद्‌ +-पत्‌+-अच्‌] पक्षी । 

उत्फ्तनम्‌ [उद्‌+-पत्‌+-ल्युट्‌] 1. ऊपर उड़ना, उछलना 
2. ऊपर उठना या जाना, चढ़ना । 

उत्पताक (वि०) [उत्तोलिता पताका यत्र--ब. स०] झंडा 


४ ( 
ऊपर उठाए हुए, जहाँ झंडे फहरा रहे हों--पुरंदरश्री: 
पुरमुत्पताकम्‌--रघु० २।७४ । 

उत्पतिष्णु (वि०) [उद्‌--पत्‌--इष्णुच] उड़ता हुआ 
ऊपर जाता हुआ 1 

उत्पत्तिः (स्त्री०) [उद्‌--पद्‌--क्तिन्‌] 1. जन्म -विपदु- 
त्पत्तिमतामुपस्थिता-रघु० ८1८३, 2. उत्पादन,-कुसुमे 
कुसुमोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते--श्इंगा र० १७, 
स्रोत, मूल--उत्पत्तिः साघुताया:--का० ४५, 
उठना, ऊपर जाना, दिखाई देना 5. लाभ, उपजाऊपन, 
पैदावार । सम०--व्यंजकः .जन्म का एक प्रकार 
(उपनयन संस्कार करके या यज्ञोपवीत पहना कर 
छात्र को दीक्षित करना), द्विजत्व का चिह्न--मनु० 
२1६८1 


[उत्क्रान्त: पन्धानम्‌--प्रा० स०] कुमार्ग (आलं० 
भी) --गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः, उत्पथ- 
प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ । महा०,' (परि 
त्यागे विधीयते--पंच० १।३०६,) शि० १२२४ 
--थम्‌ (अव्य०) कुमार्ग पर, पथ भ्रष्ट (भूला-भटका) । 

उत्पन्न (भू० क० कृ०) [उद्‌+पद्‌+-क्त] 1. जात, पैदा 
हुआ, उदित 2. उठा हुआ, ऊपर गया हुआ 3. अवाप्त । 
उत्पल (वि०) [उत्क्रान्तः पलं मांसम्‌--उद्‌ - पल्‌ +- अच्‌] 
मांसहीत, क्षीण, दुबला-पतल!,--लम्‌ 1. नील कमल, 
कमल, कुमुद--नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ -रघु० 
३।३६, १२।८६, मेध० २६, नीलोत्पलपत्रघारया-० 
१।१८, इसी प्रकार-रक्त? 2. सामान्यतः पौधा । 
सम०--अक्षः,-चक्षुस्‌ (वि०) कमल जैसी आँखों 
वाला,--पत्रम्‌ 1. कमल का पत्ता 2. किसी स्त्री के 
नाखून. से की गई खरोंच, नखक्षत । 

उत्पलिन्‌ (वि०) [उत्पल इनि] कमलों से भरपूर,--नी 
1. कमलों का समूह, 2. कमल का पौधा जिसमें कमल 
लगे हों । 

उत्पवनम्‌ [उद्‌ -पू+-ल्युट्‌] मार्जन करना, शोधन करना 
मनु ५।११५। 

उत्पाटः [ उद्‌+-पट्‌+-णिच्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. मूलोच्छदन, 
उन्मूलन 2. बाह्य कान में शोथ । 

उत्पाटनम्‌ [उद्‌ )-पट्‌+ णिच्‌-ल्युट्‌] उखाड़ना, मूलो- 
च्छेदन, उन्मूलन । 

उत्पाटिका [ उद्‌+पदू+णिच्‌+प्वुल्+टापू, इत्वम्‌ ] 
वृक्ष की छाल । 

उत्पाटिन्‌ (वि०) [उद्‌+-पट्‌+ णिच्‌+- णिनि] (बहुधा 
समास के अन्त में प्रयुक्त) मूलोच्छेदन करने वाला, 
फाड़ने वाला--कीलोत्पांटीब वानरः-पंच० १।२१ । 

उत्पातः [उद्‌+- पत्‌ +-घञ्ग] 1. उड़ान, छलांग, कूदना 
~-एकोत्पातेन--एक छलांग में 2. उलट कर आना 
ऊपर उठना (आलं० भी)-करनिहतकन्दुकसमाः पातो- 


१८९ ) 


त्पाता मनुष्याणाम्‌ --हि० १, अने० पा० 3. अनहोनी, 
संकटसूचकं अशुभ या आकस्मिक घटना,--उत्पातेन 
ज्ञापिते च--वाति०, वेणी? १।२२, सापि सुकुमार- 
सुभगेत्युत्पातपरंपरा केयम्‌--काव्य० १० 4. कोई 
सार्वजनिक संकट ( ग्रहण, भूचाल आदि), "केतु 
--का० ५, °धूमलेखाकेतु--मा० ९।४८। सम० 
— पवनः,~दातः,-वातालिः अनिष्टसूचक या प्रचण्ड 
वायु, बवंडर या आंघी-रघु० १५।२३ । 

उत्पाद (वि० ) [ब० स०] जिसके पैर ऊपर उठे हों,--द 
जन्म, उत्पत्ति, प्रादुर्भाव--दुःखे च शोणितोत्पादे 
शाखाङ्गछेदने तथा-याज्ञ० २२२५, “भडगुरम्‌ --पंच ० 
२।१७७। सम०--झयः,-यनः 1. बच्चा 2. एक 
प्रकार का तीतर । 


उत्पादक (वि०) (स्त्री-दिका) [उद्‌ञ-पद्‌+-णिच्‌ 
--ण्वुल्‌, स्त्रियां टाप्‌ इत्वं च] उपजाऊ, फलोत्पादक, 
पैदा करने वाला, -- कः पैदा करने वाला, जनक पिता, 
--कॅम उद्गम, कारण । 

उत्पादनम्‌ [उद्‌ ञ-पद्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌] जन्म देना, पैदा 
करना, जनन--उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपारूनम्‌ 
मनु० ९।२७ । 

उत्पादिका [ उद्‌+-पद्‌+णिच्‌+-ण्बुल्‌-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
1. एक प्रकार का कीड़ा, दीमक 2. माता । 

उत्वादिन्‌ (वि०) [उद्‌+पद्‌+णिच्‌+ णिनि] पैदा हुआ, 
जात-सर्वमुत्पादिः भङगुरम्‌--हि० १।२०८। 

उत्पाली [उद्‌+ पल्‌ - घञ्‌ -|- ङीप्‌] स्वास्थ्य । 

उत्पिजर-ल (वि०) [अ.या० स०] 1. मुक्त, जो पिजड़े 
में बन्द न हो 2. क्रमहीन, अव्यवहित ! 

उत्पीडः [उद्‌+-पौड्‌+घञ््‌] 1. दबाव 2. (क) धारा- 
प्रवाह, धाराप्रवाही बहाव-बाष्पोत्पीड:-का० २९६ 
---उत्पीड इव घूमस्य मोहे: प्रागावृणोति माम्‌-उत्तर° 
३।९, नयनसलिलोत्पीडरुद्ावकाशाम्‌-मेघ ० ९१ (ख) 
उत्प्रवाह, आधिक्य, --पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः 
प्रतिक्रिया-उत्तर० ३।२९ 3. झाग, फन । 

उत्पीडनम्‌ [उद्‌+पीड्‌ + णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. दवाना, निचो- 
इना 2. पेलना, आघात करना --का० ८२! 

उत्पुच्छ (वि०) [ब० स०] जिसकी पूंछ ऊपर उठी हो । 

उत्पुलक (वि०) [ब० स०] 1. रोमांचित, जिसके रोंगटे 
खड़े हो गये हों 2. हर्षोत्फुल्ल, प्रसन्न । 

उत्प्रभ (वि०) [ब० स०] प्रकाश बखेरने वाला,-प्रभा- 
पूर्ण,-भः- दहकती हुई आग । 

उत्प्रसबः [उद्‌ +-प्र+-सूञ-अच्‌] गर्भपात । 

उत्प्रासः-सनम्‌ [उद्‌ +-प्र+-अस्‌+-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा] 1 
फेंकना, पटकना 2. मजाक, मखौल 3. अट्टहास 4 
खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, व्यंग्योक्ति । 

उत्प्रेक्षणस [उद्‌--प्र--ईक्ष्‌ +-ल्युट्‌] 1. दृष्टिपात करना, 


( १९० ) 


प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना 2. ऊपर की ओर देखना 
3. अनुमान, अटकल 4. तुलना करना ! 

उत्प्रेक्षा [ उद्‌--प्र1-ईक्ष--अ ] 1. अटकल, अनुमान 
2. उपेक्षा, उदासीनता 3. (अलं० शा० में) एक अलकार 
जिसमें उपमान और उपमेय को कई बातों में समान 
समझने की कल्पना की जाती है, और उस समानता के 


आधार पर उनके एकत्व की संभावना की ओर स्पष्ट 


रूप से या किसी तात्पर्यार्थ के द्वारा संकेत किया जाता 
है--उदा० लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः 
मुद्रा १।३४ रिथतः पृथिव्या इव मानदण्डः 
कु० १।१, तु० सा द० ६८६-९२, और उत्प्रेक्षा 
के प्रसंग में रस०। 

उत्प्लबः [ उद्‌ -- प्ल अप | उछल-कूद, छलांग,-बा किइती। 

उत्प्लवनम्‌ [उद्‌ +-प्ल्‌ +-ल्युट्‌] कूदना, उछलना, ऊपर से 
छलाँग लगाना । 

उत्फलम्‌ | प्रा० स० ] उत्तम फल । 

उत्फालः [ उद्‌+-फल्‌+घज्म ] 1. कूद, छलांग, द्रुतगति 
“मृच्छ० ६, 2. कूदमे की स्थिति । 

उत्फुल्ल ( भू क० क० ) [ उद्‌+-फुल्‌ + क्त ] 1. खुला 
हुआ, (फूल की भांति ) खिला हुआ 2. खूब खुला 
हुआ, प्रसारित, विस्फारित (आंखें ) 3. सूजा हुआ, 
शरीर में फूला हुआ 4. पीठ के बल सोया हुआ, तु० 
उत्तान,--ल्लम्‌ योनि, भग ।. 

उत्सः [ उनत्ति जलेन, 'उन्द्‌--स किच्च नलोपः ] 
1. झरना, फौबारा 2. जल का स्थान 1 

उत्सङ्कः [उद्‌+ सञ्ज्‌ + घञ्‌ | 1. गोद,- पुतरपूरणोत्स ङ्गा 
-:उत्तर० १, विक्रम० ५।१० न केवलमुत्सङ्गरिचरा- 
न्मनोरथोऽपि मे पूर्णः उत्तर ४, मेघ० ८७ 
2.आछिंगन, संपर्क, संयोग-मा० ८।६, 3. भीतर, पड़ौस 
~¬ दरीगृहोत्स ङ्गनिषक्तभासः - कु०१।१०, शय्योत्सङ्गे 
~मेघ० ९३ 4. सतह, पाइवं, ढाल-दूषदो वासितोत्सङ्गाः 
-रघु० ४७४, १४।७६ 5. नितंब के ऊपर का भाग या 
कूल्हा 6. ऊपरी भाग, शिखर 7. पहाड़ की चढ़ाई-- 
तुंङ्कं नगोत्सङ्गमिवारुरोह-रघु० ६।३ 8. घर की छत । 

उत्सङ्गित ( वि० ) [ उत्सङ्ग +-इतच्‌ ] 1. संयुक्त सम्मि- 
लित, संपर्क में लाया हुआ--शि० ३।७९, 2. गोद 
में लिया हुआ । 

उत्सञ्जनम्‌ [उद्‌+-सञ्ज्‌+-ल्युट्‌] ऊपर को फेंकना, ऊपर 
उठाना । 

उत्सन्न (भू? क० कृ०) [ उद्‌ञ-सद्‌+-क्त ] 1. सड़ा 
हुआ 2. नष्ट, बर्बाद, उखाड़ा हुआ, उजाड़ा हुआ 
~उत्सन्नोऽस्मि--का० १६४, बर्बाद---मकरध्वज इवो- 
त्सन्नविग्नहः--का ० ५४, भग० १।४४ १निद्रा--का० 
१७१, 3. अभिशप्त, आफत का मारा 4. व्यवहार में 
न आने वाला, विलुप्त ( पुस्तकादिक ) । 


उत्सः [ उद्‌+-सृज्‌+-घञ्‌ ] 1. एक ओर रख देना, 
छोड़ देना, तिलांजलि देना, स्थगन--कु० ७।४५, 2. 
उडेलना, गिरा देना, निकालना--तोयोत्सगंदुततरगतिः 
मेघ० १९।३७ 3. उपहार, दान, प्रदान-मनु० 
११।९४ 4. व्यय करना 5. ढीला करना, खुला छोड़ 
देना--जैसा कि 'वृषोत्सगं' में 6. आहुति, तर्पण 7. 
विष्ठा, मल आदि--पुरीष”, मलमूत्र? 8. पूति (अध्य- 
यन या ब्रतादिक की ) तु०-उत्सृष्टा वै वेदाः 9. 
सामान्य नियम या विधि (विप० अपवाद--एक 
विशेष नियम )-- अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः 
परेः --कु० २।२७. अपवाद इवोत्सर्गं व्यावतंयितुमी- 
स्वरः--रघु० १५।७ 10. गुदा । 

उत्सर्जनम्‌ [ उद्‌-4-सृज्‌ +ल्युट्‌ ] 1. त्याग, तिलांजलि देना, 
ढीला करना, मुक्त करना आदि 2. उपहार, दान 3. 
वेदाध्ययन का स्थगन 4. इस स्थगन से संबद्ध एक 
षाण्मासिक संस्कार--वेदोत्स्जेनार्यं कर्म करिष्ये 
"श्रावणी मंत्र--मनु० ४।९६। 

उत्सपेः, सर्पणम्‌ [उद्‌+-सृप्‌ +-घञ्ग,, ल्युट्‌ वा] 1. ऊपर 
को जाना या सरकना 2. फूलना, हाँफना । 

उत्सपिन्‌ (वि०) [उद्‌-- सृप्‌ +-णिनि] 1. ऊपर को जाने या 
सरकने वाला, उठने वाला-- रघु०-१६।६२, 2, उड़ने 
वाला, प्रोन्नत-उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना-श० ७। 

उत्सबः [ उद्‌+-सू-+-अप्‌ ] 1. पवे, हर्षं या आनन्द का 
अवसर, जयन्ती,--रत” श० ६1१९, तांडव” आनन्द 
या हषंनृत्य, उत्तर? ३।१८ मनु० ३॥५९ 2. हषं, 
प्रमोद, आमोद--स कृत्वा विरतोत्सवान्‌--रघु० 
४।१७, १६।१०, हल मुतत त्सव एव मानिनाम्‌ 
-+कि० १1४१, 3. ऊंचाई, 4. रोष 5. कामना, 
इच्छा । सम०- संकेताः ( पु० ब० व० ) एक जाति, 
हिमालय स्थित एक जंगली जाति_-शरैरुत्सवसंकेतान्‌ 
स कृत्वा विरतोत्सवान्‌--रघु० ४७८ । 

उत्सादः [ उद्‌-सद्‌--णिच्‌+-घञ्ञ्‌ ] नाश, अप- 
क्षय, बर्बादी, हानि--गीतमुत्सादकारि ` मृगाणाम्‌ 
-ण्का० ३२। 

उत्सादनम्‌ [ उद्‌+सद्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. नाश करना, 
उथल देना- उत्सादनार्थं लोकानां-महा०, भग० 
१७।१९ 2. स्थगित करना, बाधा डालना 3. शरीर 
पर सुगंधित पदार्थ मलना--मनु० २।२०९, २११, 4. 
घाव भरना 5. ऊपर जाना, चढ़ना, उठना 6. उन्नत 
होना, उठाना 7. खेत को भली-भाँति जोतना । 

उत्सारकः [ उद्‌+-सृ+-णिच्‌+-ण्वुलू ] 1. आरक्षी 2. पह्रे- 
दार 3. कुली, ड्योढ़ीवान । 

उत्सारणम्‌ [ उद्‌ञ-सृ+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. हटाना, दूर 
रखना, मार्ग में से हटा देना 2. अतिथि का स्वागत 
करना । 


( 


उत्साहः [उद्‌ +-सह +-घञ्ग] 1. प्रयत्न, प्रयास-घृत्युत्साह- 
समन्वितः--भग० १८1२६ 2. शक्ति, उमंग, इच्छा 
--मन्दोत्साहकृतो$स्मि मृगयापवादिना माढव्येन 
--श० २, ममोत्साहभङ्गं मा कृथा:--हिं० ३, मेरे 
उत्साह को मत तोड़ो 3. धैर्य, ऊर्जा या तेज, राजा 
की तीन शक्तियों में से एक ( प्रभाव और मंत्र दो 
शक्तियाँ और है) कु» १।२२. 4. दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय 
-हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचित:--अमरु १०, 
5. सामर्थ्य, योग्यता--मनु० ५।८६ 6. दृढ़ता, सहन- 
शक्ति, बल 7. (अलं० शा० में ) दृढता और सहन- 
शक्ति वह भावना मानी जाती हैं जिससे वीर रस का 
उदय होता है-कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते 
--सा० द० ३, परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा औन्न- 
त्याख्य उत्साहः - रस० 8. प्रसन्नता । सम०--वर्घनः 
वीररस (--नम्‌) ऊर्जा या तेज की वृद्धि, शौर्य, 
--ज्ञक्तिः ( स्त्रीश) दृढ़ता, तेज, दे० (३) ऊपर, 
-- हेतुकः (वि०) कार्य करने की दिशा में प्रोत्साहन 
देने वाला या उत्तेजित करने वाला । 

उत्साहनम्‌ [ उद्‌+-सह+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. प्रयत्न, 
अध्यवसाय 2. उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना देना । 

उत्सिक्त ( भू० क० कृ० ) [ उद+सिच्‌ +क्त ] 1. 
छिडका हुआ 2. घमण्डी, अहंकारी, उद्धत. 3. बाढ्ग्रस्त, 
उमड़ता हुआ, अत्यधिक - दे० सिच्‌ ( उद्‌-पूर्वेक ) 
4. चंचल, अञ्ञान्त--जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्त- 
मनसां तथा--मनु ० ८।७१। 

उत्सुक ( वि० ) [ उद्‌+ सू क्विपू[-कन्‌ ह्लस्वः ] 1. 
अत्यन्त इच्छुक, उत्कण्ठित, प्रयत्नशील ( करण या 
अधिकरण के साथ अथवा समास में) ---निद्रया निद्रायां 
वोत्सुकः सिद्धा०, मनोनियोगक्रिययोत्सुक मे - रघु० 
२।४५, मेघ० ९९, संगम?--श० ३।१४ 2. बेचैन, 
उद्विग्न, आतुर -रघु० १२।२४, 3. बहुत चाहने 
वाला, आसक्त - वत्सोत्सुकापि--रघु० २२२, 4. 
खिद्यमान, कुइबुड़ाने वाला, शोकान्वित । 

उत्सूत्र (वि०) [ उत्क्रान्तः सूत्रम्‌--अत्या० स० | 1. डोरी 
से न बंधा हुआ, ढीला, (रस्सी के ) बंधन से मुक्त 
--शि० ८।६३, 2. अनियमित 3. (पाणिनि के नियम 
के) विपरीत--शि० २।११२ । 

उत्सुरः [ उत्क्रान्तः सूरं =सूरयेम्‌--अत्या० स० ] क्‍ 
संघ्या । 

उत्सेकः [ उद्‌+सिच्‌+घञ्ग्‌ ] 1. छिड़काव, उड़ेलना 
2. फुहार छोड़ना, बौछार करना 3. उमड़ना, वृद्धि 
आधिक्य--रुधिरोत्सेका:-महाबी ० ५।३३ दर्प”, बल? 
आदि 4. घमंड, अहंकार, घृष्टता--उपदा विविशुः 
शब्वन्नोत्सेका: कोसलेश्‍वरम्‌- रघु० ४।७०, अनुत्सेको 
लक्ष्म्याम्‌--भतुं ० २६४ । 


१९१ ) 


उत्सेकिन्‌ (वि०) [ उत्सेक--इनि ] 1. उमड़ने वाला, 
अत्यधिक 2. धमंडी अहंकारी, उद्धत--भाग्येष्वनु- 
त्सेकिनी--श० ४१७ । 

उत्सेबनम्‌ [ उद्‌+सिच्‌+ल्युट्‌ ] फुहार छोड़ना या 
बौछार करना । 

उत्सेधः [ उद्‌--सिघु--घव्य्‌ ] 1. ऊँचाई, उन्नतता 
(आलं० भो)---पयोधरोत्सेधविशीर्णसंहति (वल्कलम्‌ ) 
कु० ५८, २४, ऊंची या उभरी हुई छाती 2. मोटाई, 
मोटापा 3. शरीर,--धम्‌ मारना, वध करना । 

उत्स्मय: [ उद्‌ -स्मि-- अच्‌ ] मुस्कराहट । 

उत्स्वन ( वि० ) [ ब० स० ] ऊंची आवाज करने वाला, 
नः [ प्रा० स० ] ऊँची आवाज । 

उत्स्वप्नायते (ना० घा० आ० ) [ उद्‌--स्वप्न--क्यड | 
सुप्तावस्था में बोलना, बड़बड़ाना, उद्विग्नता के कारण 
स्वप्न आना । 

उद्‌ (उप०) [ उ-क्विप्‌, तुक्‌ ] नाम और धातुओं से 
पूर्व लगने वाला उपसग, गण० में निम्नांकित अर्थ 
उदाहरणसहित बतलाये गये हैः--1. स्थान, पद, या 
शक्ति की दृष्टि से श्रे्ठता, उच्च, उद्गत, ऊपर, पर, 
अतिशय, ऊंचाई पर ( उद्दळ) 2. पार्थक्य, वियोजन, 
बाहर, से बाहर, से, अलग अलग आदि (उद्गच्छति) 
3. ऊपर उठना ( उत्तिष्ठति ) 4. अभिग्रहण, उप- 
लब्धि--( उपार्जति ) 5. प्रकाशन (उच्चरति) 6. 
आश्चर्यं, चिन्ता (उत्सुक) 7. मुक्ति- (उद्गत ) 8. 
अनुपस्थिति (उत्पथ ) 9 फूंक मारना, फुलाना, 
खोलना -- (उत्फुल्ल ) 10. प्रमुखता-- (उद्दिष्ट) 11. 
शक्ति--( उत्साह )--संज्ञाओं के साथ लगकर इससे 
विशेषण और अव्ययीभाव समास बनाये जाते हैँ 
--उदचिस्‌, उच्छिख, उद्बाहु, उन्निद्रम्‌, उत्पथम्‌ और 
उद्दामम्‌ आदि । 

उदक्‌ ( अव्य० ) [ उद्‌ + अञ्च्‌+-किविन्‌ ] उत्तर की ओर, 
के उत्तर में, ऊपर ( अपा० के साथ ) । 

उदकम्‌ [ उन्द्‌+-ण्वुलू नि» नलोपः ] पानी, - अनीत्वा 
पद्धुतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते शि० २1३४, । सम० 
~ अन्तः पानी का किनारा, तट, तीर--ओदकान्ता- 
त्स्निग्घो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते--श० ४, अथिन्‌ 
(वि० ) प्यासा,-आधारः जलाशय, होज, कुआँ,-उन्द- 
जनः पानी का बतंन, सुराही,-_ उदरम्‌ जलोदर 
( एक रोग जिसमें--पेट में पानी भर जाता है), 
--कर्मन्‌, - कायम्‌, क्रिया,-- दानम्‌ मृत पूर्वेजी या 
पितरों का जल से तर्पण करना-_वृकोदरस्योदक- 
कयां कुर--वेणी० ६, याज्ञ० ३।४,-कुंभः पानी 
का घड़ा,-गाहः पानी में घुसना, स्नान करना, 
ग्रहणम्‌ पानी पीना, दातृ,--वायिन्‌, दानिक 
जल देने वाला (--बः) 1. पितरों को जरू-दान करने 


( १९२ ) 


वाला 2. उत्तराधिकारी, बन्घु-बांधव,--दानम्‌ = 
"कर्मन्‌,---धरः बादळ,--भारः, वीवधः पानी 
की बहुंगी,-वज्त्रः गरज के साथ बौछार,--शाकम्‌ 
कोई भी बनस्पति जो जल में पैदा होती हैँ,-ज्ान्तिः 
(स्त्री) ) ज्वर दूर करने के लिए रोगी के कपर 
अभिमंत्रित जल छिड़कना---तु ० शान्त्युदकम्‌, --स्पर्दाः 
शरीर के विभिन्‍न अंगों पर जल के छोटे देना, 
““हारः पाती ढोने वाला कहार । 

उदक (कि) ल (वि० ) [ उदक--लचू, इलच्‌ बा] 
पनीला, रसेदार, जलमय । 

उदकेचरः [अलुक्‌ स०] जलचर, जल में रहने वाला जन्तु । 

उदक्त (वि०) [ उद्‌+-अञ्च्‌+-क्त ] उठाया हुआ, ऊपर 
की उभारा हुआ,--उदक्तमुदकं कूपात्‌-सिद्धा० । 

उदक्य (वि०) [ उदकमहँति-दण्डा०--उदक~{-यत्‌ ] 
जल की अपेक्षा करन वाला,-- क्या ऋतुमती स्त्री, 
रजस्वला स्त्री । 


उदग्र ( वि०) [ उद्गतमग्रं यस्य---ब० स० ] 1. उन्नत 
शिखर वाला, उभरा हुआ, ऊपर की ओर संकेत करता 
हुआ, यथा---"दंत 2. लंबा, उत्तुंग, ऊँचा, उन्नत, 
उच्छित ( आलं० )--उदग्रदशनांशुभिः--शि० २२१ 
४1१९, उदग्र: क्षत्रस्य शब्द: - रघु० २।५३, उदग्र- 
तडतत्वातू--श० १॥७, ऊँची छलांगें 3. विपुल विशाल, 
विस्तृत बडा: -अवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहुः--रघु० ६1३२ 
4. वयोवृद्ध 5: उत्कृष्ट, पूज्य, श्रेष्ठ, अभिवृद्ध, वर्धित 
एस मंगलोदग्रतरप्रभावः--रघु० २।७१, ९।६४, 
१२।५० 6. प्रखर, असह्य (तापादिक ), 7. भीषण, 
भयावह-- संदधे दृशमुदग्रतारकाम्‌--रघु० ११।६९, 
8. उत्तेजित प्रचण्ड, उल्लसित --मदोदग्रा: ककुद्मन्तः 
“रघु० ४।२२। 

उवडू: [उद्‌-अञ्च्‌ +- घञ्ग्‌ ] (तेल आदि रखने के लिए) 
चमड़े का वर्तन, कुप्पा । 

उदच्‌, उदञ्च्‌ [ उद्‌+-अञ््‌+-क्विप्‌ ] ( पुं०--उदछ, 
नपुं०--उदक्‌, स्त्री ०--उदीची ) 1. ऊपर की और 
मुडा हुआ, या जाता हुआ, 2. ऊपर का, उच्चतर 3. 
उत्तरी, उत्तर की ओर मुड़ा हुआ 4. बाद का | सम० 
-भद्रिः उत्तरी पहाड़, हिमालय,--अयनम्‌ ( --उत्त- 
रायण), भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर सूर्य की प्रगति 
“आवृत्ति: (स्त्री०) उत्तर दिशा से लौटना,---उदगा- 
वृत्तिपथेन नारद: -रघु० ८।३३,--पथः उत्तरी देश, 
"प्रवण । ( वि०) उत्तरोन्मुख, उत्तर की ओर झुका 
हुआ,--मुख (वि०) उत्तराभिमुख, उत्तर की ओर मुंह 
किये हुए--उत्पतोदङमुखः खम्‌- -मेघऽ १४ । 

उदञ्चनम्‌ [उद्‌]-अञ्च्‌-- ल्युट्‌] 1. बोका, डोल,-उदज्चनं 
सरज्जु पुर: चिक्षप--दश० १३०, 2. उदय होता 
हुआ, चढता हुआ 3. ढकना, ढक्कन । 


उदडजलि (वि०) [ ब० स० ] दोनों हथेलियों को मिला 


कर संपुट बनाय हुए । 

उदण्डपाल: [ अत्या० स० ] 1. मछलो 2. एक प्रकार का 
साँप । 

उदधिः दे० 'उदन्‌' के नीचे । 

उदन्‌ (नपुं०) {उन्द्‌-कनिन्‌ == उदक इत्यस्य उदन्‌ आदेशः] 
जल, (यह शब्द प्रायः समास के आरंभ या अन्त में 
प्रयुक्त होता है, और कर्म० के द्वि० व० के पश्चात्‌ 
~'उदक' के स्थान में विकल्प से आदेश होता है, सर्वनाम- 
स्थान में इसका कोई रूप नहीं होता, समास में अन्तिम 
न्‌ का लोप हो जाता है उदा० उदधि, अच्छोद, क्षीरोद 
आदि) । सम०-कुंभः जल का घड़ा-मनु० २।१८२, 
३।६८,-ज (वि०) जलीय, पनीला,-घानः 1. पानी का 
बतंन 2. बादल,-घिः 1. पानी का आशय, समुद्र -उदघे- 
रिव तिम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ -रघु० 
८1८, 2. बादल, 3. झील, सरोवर 4. पानी का घडा 
- कन्या, "तनया, “सुता समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, “मेखला 
पृथ्वी, "राज: जलों का राजा अर्थात्‌ महासागर,-सुता 
लक्ष्मी, द्वारका (कृष्ण की राजधानी ),--पात्रम्‌,--त्री 
पानी का घडा, बतंन,-पानः--नम्‌ कूएँ के निकट 
का जोहड या कुआँ, “मंडूकः (शा०) कुएँ का मेंढक, 
( आलं० ) अनुभवहीन, जो केवल अपने आस-पास 
की वस्तुओं का ही सीमित ज्ञान रखता है -तु० कूप- 
मंड्क,--पेषम्‌ लेप, लेई, पेस्ट,-- विन्दुः जल की बुद 
कु० ५२४ --भारः जल घारण करने वाला अर्थात्‌ 
बादळ,--मन्यः जौ का पानी,--मानः--नम्‌ आढक 
का पचासवाँ भाग,--मेघः पानी बरसाने वाला बादल, 
-~लावणिक (वि०) नमकीन या खारी, -वज्तरः 
बादल की गरज के साथ बौछार, पानो की फुआर, 
~वासः जल में रहना या बसति,--सहस्य रात्रीरुदवास- 
तत्परा--कु० ५॥२७,--बाह (वि०) पानी लाने वाला 
(हः) बादल, वाहनम्‌ पानी का बर्तन,-- शरावः 
पानी से भरा कसोरा,--शिवत्‌ [उदकेन जलेन श्वयति] 
छाछ, मट्ठा ( जिसमें दो भाग पानी तथा एक भाग 
मट्ठा हो ),--हरण: पानी निकालने का बर्तन । 

उदन्तः [ उद्गतोऽन्तो यस्य--व० स० ] 1. समाचार, 
गुप्तवार्ता, पूरा विवरण, वर्णन, इतिवृत्त--शुत्वा रामः 
ग्रियोदन्तं--रघु० १२।६६, कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः 
सङ्गमात्किचिदूनः--मेघ० १०० 2. पवित्रात्मा, साधु । 

उदन्तकः [ उदन्त-कन्‌ ] समाचार, गुप्त बातें । 

उदन्तिका [ उद 1 अन्त्‌ +-णिच्‌+-ष्बुलू+टाप्‌ इत्वम्‌ ] 
संतोष, संतृप्त । 

उदन्य ( वि० ) [उदक +-क्यच्‌ नि० उदन्‌ आदेशः + क्विप्‌] 
प्यासा,- न्या  प्यास,-- निवेत्यंतामुदन्याप्रतीकार: 
~वेणी० ६, भट्रि ३।४०। 


( १९३ ) 


उदम्बत्‌ ( ९० ) [ उदक : मतुप्‌, उदन्‌ आदेशः, मस्य व: | | 


समुद्र,-उदन्वच्छन्नाभू:-बालरा० १८, रघु० ४।५२ 
५८, १०।६, कु० ७।७३। 

उदयः [ उद्‌ +-इञ- अच्‌ ] 1. निकलना, उगना ( आलं० 
भी) चंद्रोदय इवोदघः--रघु० १२३६, २।७३ ऊपर 
जाना 2. आविर्भाव, उत्पादन--घनोदयः प्राक्‌-श० 
७1३०, फलोदय--रघु० १।५, फेल का निकलना या 
निष्पन्न होना-_कु० ३।१८ 3. सृष्टि ( विप० प्रलय) 
कु० २1८ 4. पूर्वाद्रि (उदयाचल--जिसके पीछे से सूर्य 
का उदय होना माना जाता है)-उदयगूढशशा ड्रुमरी- 
विभि:--विक्रम ० 
(विप० 'ब्यसन') - तेजोद्वयस्य युगपद्वयसनोदयाम्याम्‌ 
~ श० ४१, रघु० ८८४, ११।७३, 6. उन्नयन, 
उत्कर्ष, उदय, वृद्धि --उदयमस्तमयं च रघुद्वहात्‌-- 
रघु० ९८९, 7. फल, परिणाम 8. निष्पन्नता, पूर्णता 
---उपस्थितोदरयम्‌--रघु० ३1१, प्रारम्भसदृशोदयः 


३।६ 5. प्रगति; समद्धि, उदय |` 


१।१५, 9. लाभ, नफा 10. आय, राजस्व 11. ब्याज | 


12. प्रकाश, चमक । सम०---अचलः,--अद्रिः, 
-- -गिरिऽ--पर्वतः, शलः पूर्वे दिशा में होने त्राला 
उदयाचल, जहाँ से सूर्ये और चन्द्रमा का उदय होना 
माना जाता है--उदयगिरिबनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ 
उद्भट, श्रितोदयाद्रे रभिसायमुच्चर्कः --शि० १।१६ 
तत उदयगिररिवेक एव--मा० २।१०,-- प्रस्थः उदया- 
चल का पठार जिसके पीछे से सूर्य का उदयं होना 
समझा जाता है । 
उदयनम्‌ [उद्‌+-३--ल्युट्‌ ] 1. उगना, चढ़ना, ऊपर जाना 
2. परिणाम,--नः 1. अगस्त्य मुनि 2. वत्सदेश का 
राजा --प्राप्यावन्तीनृदयनकथाकोविदग्रा मवृद्धान्‌-मेघ० 
३०, (उदयन प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा था, यह वत्सराज 
के नाम से विख्यात है । उदयन कौशाम्वी में राज्य 
करता था) उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता 
ने उसे स्वप्न में देखा, तथा देखते ही वह उस पर 
मोहित हो गई । चण्ड महासेन ने उदयन को घोखे 
मे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया, परन्तु 
बाद में मन्त्री कें द्वारा मुक्त किये जाने पर वह 
वासवदत्ता को उसके पिता तथा अपने प्रतिद्वन्द्वी से 


निकाल कर ले भागा । रत्नावली नामक नाटिका का | 


नायक भी उदयन है । इसके जीवन की घटनाओं 
के आघार पर और कई रचनाएँ हो चुकी ठे) 
दे वत्स भी! 

उदरम्‌ { उद्‌-ऋ-अप्‌ | 1. पेट- दुष्पूरोदरपूरणाय 
--भतं०« २1११९, तु° कृशोदरी, उदरंभरि आदि 2 
किसी वस्तु का भीतरी भाग, गह्वर, तडाग? पंच० 
२।१५० रघु० ५।७०, त्वां कारयामि कमलोदरबन्घ- 
नस्थम्‌---श० ६।१९, १।१९, अमरु ८८. 3. जलोदर 

र्‌ 


रोग के कारण पेट का फूल जाना--तस्यं होंदरं जज्ञे 
"ण्ऐत० 4. वघ करना । सम०- आध्मानः पेट का 
फूलना,---आमय: पेचिदा, अतिसार,--आवतंः नाभि 
--अंवेष्टः केतुआ, फीताकृमि,--त्राणम्‌ 1. वक्षस्त्राण 
या अँगिया, कवच या जिरहवख्तर जो केवल छाती पर 
पहना जाय 2. पेट को कसने वाली पटटी,--पिश्मच' 
(वि०) पेटू, खाऊ, (बहुभोजी जिसकी भूख राक्षसो 
जैसी होती हे), (-चः) भोजनभट्ट,- पुरम्‌ (अव्य०) 
जब तक पूरा पेट न भर जाय--उदरपूरं भुंक्ते 
--सिद्धा०, पेट भर कर खाता है,-पोषणम्‌,--भरणम्‌ 
पेट भरना, पालन पोषण करना,--शय (वि०) पेट के 
बंल लेट कर सोने वाला (यः) भ्रूण, सर्वस्वः 
पेटू, बहुभोजी, स्वादलोलुप, (जिसके लिए पेट ही सब 
कुछ हैं) । 
उदरथिः [ उद--ऋ-+-घथिन्‌ ] 1. समुद्र 2. सूर्य । 


| उदरंभरि (वि०) [ उदर--भू + इन्‌, मुमागमः | 1. केवल 


अपना पेट भरने वाला, स्वार्थी 2. पेटू, बहुभोजी । 

उदरवत्‌,--उदरिक--ल (वि०) [ उदर-|-मतुप्‌ मस्य 
वः, उदर--ठन्‌, इलच्‌ वा ] बड़ी तोंद वाला, स्थूल- 
कांय, मोटा । 

उदरिन्‌ (वि०) [ उदर--इनि ] बड़ी तोंद वाला, मोटा, 
स्थूलकाय,- णी गर्भवती स्त्री । 

उदर्कः [उद्‌+-अर्क्‌ (अचं) - घञा ---उद्‌+- ऋच्‌ +- यड 
घड] 1. (क) अन्त, उपसंहार, गोलात 
--का० ३२८, (ख) फल, परिणाम, किसी क्रिया का 
भावी फल---किन्तु कल्याणोदर्क भविष्यति--उत्तर० 
४, प्रयत्न: सफलोदकं एव- मा० ८, मनु० ४1१७६, 
११११० 2. भविष्यत्काल, उत्तरकाल । 

उदचिस्‌ (वि०) [ ऊध्व॑मचि: शिखाऽस्य ब० स० ] चमकने 
वाला, ऊपर की ओर ज्वाला विकीर्ण करने वाला, 
ज्योतिर्मय, उज्ञ्वल-- स्फुरचुर्दाच: सहसा तृतीयादक्ष्ण 
कृशानूः किल निष्पपात -कु० ३।७१, ७।७९, रघु० 
७।२४, १५।७६,- (पुं) 1. अग्नि---प्रक्षिप्योदिषं 
कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌--शि०. २।४२ २०५५, 
2. कामदेव 3: शिव । 

उदवसितम्‌ [ उद्‌--अव +-सो+-क्त ] घर, आवास । 

उदश्रु (वि०) [ उद्गतान्यश्रूणि यस्य---ब० स० ] फूट-फूट 
कर रोने वाला, जिसके अविरल आँसू बहू रहे हों 
रोने वाला --रघु० १२।१४, अमर ११.। 

उदसनम्‌ [ उद्‌ | अस्‌ -ल्युट्‌ | 1. फेंकना, उठाना, सीधा 
खड़ा करना 2..बाहर निकाल देना । 

उदास (वि०) [ उद्‌+-आ-{-दा+-क्तं | 1. उच्च, उन्नत 
---"अन्वय:-- का० ९२, वेणी० १, 2. भद्र; प्रतिष्ठित 
3. उदार, वदान्य 4. प्रसिद्ध, विख्यात, महान्‌-ललितो- 
दात्तमहिमा-भामि० १।७९, 5. प्रिय, प्रियतम 


( १९४ ) 


6. उच्च स्वराघात दे० नी०,-त्तः 1. उच्च 
स्वर में उच्चरित--उच्चैरुदात्त:--पा० १।२।२९, 
ताल्वादिषु स्थानेष्ध्वंभागे निष्पन्नोऽनुदात्तः-सिद्धा०, 
अनुदात्त के नीचे भी दे०,--निहन्त्यरीनेकपदे य 
उदात्तः स्वरानिव--शि० २।९५, 2. उपहार, दान 
3. एक प्रकार का वाद्य--उपकरण, बड़ा ढोल,---त्तम्‌ 
(अलं० शा०) एक अलंकार--सा० द० ७५२, तु० 
काव्य० १०, उदात्तं वस्तुनः संपन्महतां चोपलक्षणम्‌ । | 

उदान: [उद्‌ +-अन्‌+-घञ््‌] 1. ऊपर को सांस लेना 2. | 
साँस लेना, श्‍वास, 3. पांच प्राणों में से एक जो कण्ट | 
से आविर्भूत होकर सिर में प्रविष्ट होता है- अन्य 
चार हैं:--प्राण, अपान, समान और व्यान; --स्पन्द- 
यत्यघरं वक्त्रं गात्रनेत्रप्रकोपनः, उद्वेजयति मर्माणि 
उदानो नाम मारुतः । 4. नाभि । 

उदायुध (वि०) [ब० स०] जिसने शस्त्र उठा लिया है, | 
शस्त्र ऊपर उठाये हुए-मनुजपशुभिनिमंयादिरभवदद्ि- | 
रुदायुधैः, वेणी ३।२२; उदायुघानापततस्तान्दुप्ता- 
न्प्रेक्य राघवः--रघु० १२।४४ । 

उदार (वि०) [उद्‌ + आ¬-रा4-क] 1. दानशील, मुक्त- 
हृदय, दानी 2. (क) भद्र, श्रेष्ठ--स तथेति विनेतुरुदा- 
रमते--रघु० ८९१ ५1१२, भग० ७।१८ (ख) 
उच्च, विख्यात, पुज्य,--€कीर्ते:--कि० १।१८, 3. | 
ईमानदार, निष्कपट, खरा 4. अच्छा, बढ़िया, उमदा 
-“उदार: कल्प:--श० ५ 5. वाग्मी 6. बड़ा, विस्तृत, 
विशाल, शानदार--रघु० १३॥७९,---उदारनेपथ्य- 
भृताम्‌--६, 6. मूल्यवान्‌ वस्त्र पहने हुए 7. सुन्दर, 
मनोहर, प्यारा--कु० ७१४, शि० ५1२१,--रस्‌ 
(अव्य०) जोर से--शि० ४1३३ । सम०--आत्मन्‌, 
-"चेतस्‌ - चरित,--मनस--तत्त्व (वि०) विज्ञाल- 
हृदय, महामना--उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
--हिं० १, - धी (वि०) उदात्त प्रतिभाशील, अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ --रघु० ३1३०,--बद्मंन (वि) जो देखने में 
सुन्दर है, बड़ी आंखों वाला--कु० ५३६ । 

उवारता [उदार+तल्‌+-टाप्‌] 1. मुक्तहस्तता, 2. समृद्धि 
(अभिव्यक्ति की )--वचसामू--मा० १।७। 

उदास (वि०) [उद्‌+-अस्‌+-घञा] तटस्थ, वीतराग, 
बेलाग,--सः, 1. निःस्पृह, दार्शनिक 2. तटस्थता, 
अनासक्ति । 

उदासिन (वि०) [ उद्‌+-आस्‌+-णिनि ] 1. निःस्पृह, 
2. तत्त्ववेत्ता । 

उदासीन (वि०) [उद्‌-आस्‌ +-शानच्‌] 1. तटस्थ, बेलाग, 
निष्क्रिय--तहृशिनमृदासीनं त्वामेव पुरुषं विदु:--कु ० 
२१३, (भौतिक संसार की रचना मे कोई भाग न 
लेते हुए) दे० सांख्य 2. ( विधि में) अभियोग से 
असंबद्ध व्यक्ति 3. निष्पक्ष (जसा कि राजा या 


राष्ट्र ),-नः 1. अजनवी 2. तटस्थ -भग० ६।९ 
3. सामान्य परिचय । 

उदास्थितः [उद्‌ +-आ¬-स्था+-क्त] 1. अधीक्षक 2. द्वार- 
पाल 3. मेदिया, गुप्तचर 4. तपस्वी जिसका ब्रत 
मङ्ग हो गया हैं । 

उदाहरणम्‌ [उद्‌+-आ-+ह-+ल्युट] 1. वर्णन, प्रकथन, 
कहना 2. वर्णन करना, पाठ करना, समालाप आरंभ 
करना-अथाङ्गिरसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुष्‌-कु० ६1५५, 
3. प्रकथनात्मक गीत या कविता, एक प्रकार का 
स्तुतिगान जो 'जयति' जैसे शब्द से आरंभ हो तथा 
अनुप्रास से युक्त हो--चरणेम्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं 
श्रुत्वा -विक्रम० १, जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास 
किन्नरान्‌--रघु० ४1७८, विक्रम० २1१४, (येन 
केनापि तालेन गद्यपद्यसमन्वितम्‌, जयत्युपक्रमं मारि- 
न्यादिप्रासविचित्रितम्‌, तदुदाहरणं नाम विमक्त्यष्टा ङ्ग- 
संयुतम्‌--प्रतापरुद्र । 4. निदशंन, मिसाल, दुष्टांत- 
~समूळधातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः, प्रध्वंसितान्ध- 
तमसस्तत्रोदाहरणं रवि: । शि० २।३३ 5. (न्या० 
में) अनुमानप्रकिया के पांच अंगों में से तीसरा 
6. (अल० शा० ) दृष्टान्त' जो कुछ अलंका रशास्त्रयों 
द्वारा अळंकार माना जाता है--यह अर्थान्तरन्यास 
से मिलता जुलता हूँ-- उदा० अमितगुणोऽपि पदार्थो 
दोषणेकेन निन्दितो भवति, निखिलरसायनराजो गन्घे- 
नोग्रेण लशुन इव । रस०, (दोनों अळकारों में भेद 
स्पष्ट करने के लिए 'उदाहरण' के नी० दे० रस०) ! 

उदाहारः [ उद्‌+आ¬-हृ+-घञ्ञ्‌ ] 1. मिसाल या दृष्टांत 
2. किसी भाषण का आरम्भ । 

उदित (भू० क० कृ०) [ उद्‌+-इ¬-क्त ] 1. उगा हुआ, 
चढ़ा हुआ--उदितभूयिष्ठः--मा० १, भामि० २८५, 
2. ऊंचा, लंबा, उत्तुंग 3. बढ़ा हुआ, आवधित 4. 
उत्पन्न, पैदा हुआ, 5. कथित, उच्चरित (वद्‌ का 
यङन्त रूप) । सम०--उदित (वि०) शास्त्रों में 
पूर्ण-सिक्षित । 

उदीक्षणम्‌ [ उद्‌+-ईस््‌ +-ल्युट्‌ ] 1. ऊपर की ओर देखना 
2. देखना, दूष्टिपात करना । 

उदीची [ उद्‌+- अञ्च्‌+-क्विन्‌+-डीप्‌ ] उत्तर दिशा, 
>-तैनोदीचीं दिशमनुसरे:-मेघ० ५७! 

उदीचीन (वि०) [ उदीची--ख ] 1. उत्तर दिशा की ओर 
मुड़ा हुआ 2. उत्तर दिशा से संबंध रखने वाला । 

उदीच्य (वि०) [ उदीची+-यत्‌ ] उत्तर दिशा में होने या 
रहने वाला,--च्यः 1. सरस्वती नदी के परश्मिमोत्तर 
में स्थित एक देश 2. (ब० व०) इस देश के निवासी 
-रघु० ४।६६,--च्यम्‌ एक प्रकार की सुगन्ध । 

उदीपः [ उद्गता आपो यत्र --उद--अपू (ईप्‌) ब० स० ] 
बहुत पानी, जलप्लावन बाढ़ । 


( १९५ ) 


उदीरणम्‌ [ उद्‌+-ईर्‌+-ल्युट्‌ | 1. बोलना, उच्चारण, 
-"अभिव्यंजना उद्घातः प्रणवो यासां न्यायेस्त्रिभिरुदी- 
रणम्‌--कु० २।१२, 2. बोलना, कहना 3. फेंकना, 
(शस्त्रादिक का) चलाना 1 

उदीर्ण (भू? क० कृ०) [ उद्‌+-ईर्‌+-क्त ] 1. बढ़ा हुआ, 
उगा हुआ, उत्पन्न 2. फूला हुआ, उन्नत 3. बचत, 
गहन । 

उदुम्बरः दे० उडुम्बर । 

उडूखल == उलूखल । 

उदूढा [ उद्‌ + वह्‌ +-क्त--टाप्‌ ] विवाहित स्त्री । 

उदेजय (वि०) [ उद्‌--एज्‌ +-णिच्‌-+- खश्‌ ] हिलाने वाला, 
कंपाने वाला, भर्यकर--उदेजयान्‌ भूतगणान्‌ न्यषेधीत्‌ 
—भट्टिश १।१५। 

उद्गतिः (स्त्री) [ उद्‌-गम्‌-क्तिन्‌ ] 1. ऊपर जाना, 
उठना, चढ़ना 2. आविर्भाव, उदय, जन्मस्थान 3. वमन 
करना । 

उद्गन्धि (वि०) [ उद्गतो गन्धोऽस्य--ब० स० इत्वम्‌ | 
1. सुगंघयुक्त, खुश्बूदार--विजृम्भणोद्गन्धिषु कुड्मलेषु 
-+रघु० २६1४७ 2. तीव्र गंध वाला । 

उद्गमः [ उद्‌+गम्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. ऊपर जाना, (तारों 
आदि का), उगना चढ़ना-आज्यधूमोद्गमेन--श० 
१1१५, 2. (बालों का) सीधे खड़े होना--रोमोद्गमः 
प्रादुरभूदुमायाः-कु० ७।७७, मालवि० ४।१ अमरु 
३६, 3. बाह्र जाना, बिदा 4. जन्म, उत्पत्ति, रचता 
~ पारिजातस्योद्‌गमः--मा० २, आविर्भाव--फलेन 
सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजा:-रघु ४।९, कतिपय~ 
कुसुमोदूगमः कदम्यः--उत्तर० ३।२०, अमरु ८१, 5. 
उभार, उन्नयन 6. (किसी पौधे का) अंकुरण--हरित- 
तृणोद्गमशङ्कया मृगीभिः--कि० ५।३८, 7. वमन 
करना, उगलना । 

उद्गमनम्‌ [ उद्‌+- गम्‌ +ल्युट्‌ | उगना, दिखाई देना । 

उद्गमनीय (स० कृ०) [ उद्‌-गम्‌+-अनीयर्‌ ] ऊपर 
जाने या चढ़ने के योग्य, --यम्‌ धुले कपड़ों का जोड़ा 
(तत्ध्यादुदू गमनीयं यद्धौतयोव॑स्त्रयोर्युगम्‌ ) -घौतोद्गम- 
नीयवासिनी--दश० ४२, गृहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा- 
कु० ७।११ (यहाँ मल्लि० 'उ- का अनुवाद 'घौतवस्त्र' 
करते है और कहते है कि 'युगग्रहणं तु नायिकाभि- 
प्रायम्‌' दे० वहीं) । 

उदगाढ (वि०) [ उद्‌+-गाह +-वत ] गहरा, गहन, अत्य- 
धिक, अत्यंत-उद्गाढरागोदया:--मा० ५।७, ६।६, 
~ढम्‌ आधिक्य,--(अव्य०) अत्यधिक, अत्यन्त । 

उद्गातृ (१०) [ उद्‌--गै--तृच्‌ ] यज्ञ के मुख्य चार 
ऋत्विजों में से एक जो सामवेद के मंत्रों का गान 
करता हुँ । 

उद्गारः [ उद्‌+-ग्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. (क) निष्कासन, थूकना, 


वमन करना, कह डालना, उत्सर्जन--सर्जूरीस्कन्ध- 
नद्धानां मदोद्गारसुगन्िषु-रघु ० ४५७, भतृ० २1३६, 
मेघ० ६३,६९, शि० १२।९, (ख) क्षरण, प्रवाह दिल 
में भरी हुई बात का बाहर निकालना--रघु० ६1६०, 
महावी० ६।३३, 2. बार बार कहना, वर्णन--मा० 
२।१३, 3. थूक, लार 4. डकार, कठगर्जन । 

उद्गारिन्‌ (वि०) [ उद्‌+-गृ+-णिति] 1. ऊपर जाने 
वाला, उगने वाला 2. वमन करने वाला, बाह्र भेजने 
वाला--रघु० १३।४७। 

उद्गिरणम्‌ [ उद्‌--गु--ल्युट्‌ | 1. वमन करना 2. थक 
या लार गिराना 3. डकारना 4. उन्मूलन । 

उद्गीतिः (स्त्री०) [ उद्‌+-गै+-क्तिन्‌ | 1. ऊँचे स्वर से 
गान करना 2. सामवेद के मन्त्रों का गान 3. आर्या 
छंद का एक भेद--दे० परिशिष्ट ! 

उद्गीथः [ उद्‌-गै-थक्‌ | 1. सामवेद के मंत्रों का गायन 
(उद्गाता का पद) 2. सामवेद का उत्तरार्घ-भूयांस 
उद्गीथविदो वसन्ति--उत्तर० २।३, 3. 'ओम्‌' जो 
परमात्मा का तीन अक्षरों का नाम है । 

उद्गीण (वि०) | उद्‌--गृञ-क्त | 1. वमन किया हुआ 
2. उगला हुआ, बाहर उडेला हुआ । 

उद्गूर्ण (वि०) [ उद्‌+-ग्र्‌+-क्त | ऊंचा किया हुआ, 
ऊपर उठाया हुआ--बेणी ० ६।१२। 

उद्ग्रन्थः [ उद्‌ | ग्रन्थ्‌+-घञ््‌ ] अनुभाग, अध्याय । 

उद्ग्रन्थि (वि०) [ ब० स० ] बन्घनमृक्त (आलं० भी) । 

उद्ग्रहः,--हणम्‌ [ उद्‌+ ग्रह +-अच्‌ ल्युट्‌ वा ] 1. रेना, 
उठाना, 2. ऐसा कार्य जो घामिक अनुष्ठान अथवा 
अन्य कृत्यों से सम्पन्न हो सकता है 3. डकार । 

उद्ग्राहः [ उद्‌+-ग्रह्‌ +घण्म | 1. उठाना य़ा लेना, 2. 
बाद का उत्तर देना, प्रतिवाद । 

उद्ग्रहणिका [ उद्‌+्रह्‌ + णिच्‌ युच्‌+ टा4¬-क, 
इत्वम्‌ ] वाद का उत्तर देना । 

उद्ग्राहित (भू० क० कृ०) [ उद्‌+ग्रह+-णिच्‌+-क्त ] 
1. ऊपर उठाया हुआ या लिया हुआ 2. हटाया हुआ 
3. श्रेष्ठ, उन्नत 4. न्यस्त, मुक्त किया गया 5. बद्ध, 
नद्ध 6. प्रत्यास्मृत, याद किया गया । 

उद्ग्रीव, उद्ग्रीविन्‌ (वि०) [उच्चता ग्रीवा यस्य-ब० 

स०, उन्नता ग्रीवा--प्रा० स०--उद्ग्नीवा--इनि ] 
गदेन ऊपर उठाये हुए---उद्ग्नीवमंयूरै--मालवि० 
१।२१, अमरु ६३। 

उद्धः [ उद्‌-हन्‌+-ड ] 1. श्रेष्ठता, प्रमुखता (समास के 
अन्त में) ब्राह्मणोद्घः=एक श्रेष्ठ ब्राह्मण --उद्घा- 
दयशच नियतलिङ्गा न तु विशेष्यलिज्भधा:--सिद्धा ०, 
तु० मतल्लिकामचर्चिका प्रकाण्डमुद्घतल्लजौ, प्रशस्त- 
जाचकान्यमूनि-अमर० 2. प्रसन्नता 3. अंजलि 4. 
अग्नि 5. नमूना ६. शरीरस्थित आंगिक वायु । 


( 


उद्घनः [ उद्‌-हन्‌ +-जप्‌ ] लकडी का तख्ता जिस पर 
बढ़ई लकड़ी रख कर घडता है, आमड़ी-- लोहोदघन- 
घनस्कन्था ललितापधनां स्त्रियम्‌ --भट्टि० ७६२ । 

उड्घट्रनम्‌-्ना | उद+घट्द--ल्युटू, युच्‌ वा] रगड़, 
“से टकराना--मेघ० ६१! 

उद्धर्षणम्‌ [उद्‌ + घुष्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. रगड़ना, घोटना-यस्यो- 
दुघर्षणलोष्टकैरपि सदः पृष्ठे भ जातः किण:--मृच्छ० 
२।११, 2. सोटा । 

उग्बाटः | उद्‌ +घट-+-घज्म | चौकीदार या चौकी 
(जिसमें सँत्य संरक्षक दल उहरे) । 

०दृवाठकः [उद्‌ उ घट + णिच्‌ +-ण्बुलू ] 1. कुंजी 2. कुर 
को रस्सी और डोल, कुएँ की चर्खी (---कम भी) । 

उद्धाटन (वि०) (स्त्रीऽ --नी) [उद्‌-+घट्‌--णिच्‌-- 

ल्युट | खालवा, ताला खोलना -धर्म यो न करोति 

निन्दितमतिः स्वर्गार्गळोदघाटनम्‌--हि० १।१५ ३,---नम्‌ 

1. प्रकट करना-- वेणी० १ 2. उन्नत करना, ऊपर 

उठाना 3 कुंजी 4. कु पर की रस्सी व डोल, पानी 

निकालने की चर्खी । 

द्‌ | हन्‌ +घका_ | 1. आरंभ, उपक्रम--उद्‌- 


घातः प्रणवो बासाम्‌--कु० २1१२, आकुमारकथोद्घातं 
शालिगोप्यो जग्‌यंश:-रघु« ४४२० 2. संकेत, उल्लेख 
3. प्रहार करगः, घायल करना 4. प्रहार, थप्पड़, 


आधात 5. हुनकोळा, झकझोरना, (गाड़ी आदि का) 
धर्नका-शि> १२२, रघु० २७२, वेणी० २1२८, 6. 
उठना, उन्नत होना 7. मुद्गर 8. शस्त्र 9. पुस्तक 
भाग, अध्याय, ऋतभाग, परिच्छेद । 
पोषः | उद्‌ ~~ धुष्‌ +- घञ | 1. ऊँची आवाज में कहना 
ढिहोरा पोटना 2. सर्वजन प्रिय बात, सामान्य विवरण । 
शू. : जत्र ] 1. खटमल 2. जूँ 3. मच्छर । 
उ (वि०) | अत्या० स० 1 1. जिसका तना, डंठल या 
आ हा उद्दण्डपद्मं गृहदीधिकाणाम्‌-रघु० 
अवलछातपन्ना: मा० ६, 2. मजबूत, भयानक । 
सम०-- पाल: 1. दंड देने वाला 2. एक प्रकार की 
मछली 3. एक प्रकार का सांप | 


हम्तुर (वि०) [प्राण स॒ 
£ 


गटर सकल हुए हों 2. ऊंचा, लंबा 3. भयानक, 
मजबूत । 


रलम | उद्‌ दोन ्युद्‌ ] 1 
भाणे दु मत्स्यादों तब रज्जुभिः --महा० 2. पालतू 
उनाना, वश में करना 3. मध्यभाग, कटि 4. चूल्हा, 
भंगीठी, 5. वेडवाःनल । 

” (वि) [उद्‌ ~- दम्‌ +-क्त | 1. ऊर्जस्वी 2. विनीत । 

* (वि०) | ग० सं० | 1. निर्वध, अनियंत्रित, निरंकुश, | 

"त ` - शि० ४१० 2. (क) सबल, सशक्त ---पंच० | 

४१४८ (ख) भीषण, नशे में चूर--ख्रोतस्युद्गाम- | 


० | 1. जिसके दाँत लंबे, या | 


- बंधन, कैद--उद्दाने क्रिय- | 


१९६ ) 


दिग्गजे--रघु० १।७८--शि० १११९ 3. भयावह 
4. स्वेच्छाचारी 5. अतिबहुल, विशाल, बड़ा, अत्यधिक 
"मेघ २५, रत्ना» २।४,--मः 1. यम 2. वरुण, 
~ मम्‌ (अव्य०) प्रचण्डता के साथ, भीषणतापुर्वक, 
बलपूर्वक अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः-उत्तर० ३1९ । 

उद्दालकम्‌ [ उद्‌- दल्‌ +-णिच्‌+-अच्‌-- कन्‌ ] एक प्रकार 
का शहद, लसोड़े का फल । 

उद्दित (वि०) [ उद+- दोन- वत ] बंधा हुआ, बद्ध । 

उद्दिष्ट (भू० क० क्र) [ उद्‌+-दिश्‌+- क्त ] 1. बताया 
हुआ, विशिष्ट, विशेष रूप से कहा गया 2. इच्छित 
3. चाहा हुआ 4. समझाया गया, सिखाया गथा । 

उद्दीपः [ उद्‌+-दीप्‌+- धञ्‌ ] 1. प्रज्वलित करने वाळा, 
जलाने वाला 2. प्रज्वालक । 

उद्दीपक (वि०) [ उद्‌+-दीप्‌-+- णिच्‌-- प्युल | 1. उत्तेजक 
2. प्रकाशक, प्रज्वालक । 

उद्दीपनम्‌ {उद्‌+-दीप्‌+णिच्‌+-ल्यृट्‌ | 1. जलाने वाला, 
उत्तेजना देने वाला 2. (अल० शा०) जो रस को 
उत्तेजित करे, दे० 'आलंबन' 3. प्रकाश करना, जलाना 
4. शरीर को भस्म करना। 

उद्दीप्र (वि०) [उद्‌+-दीप्‌+- रन्‌ ] चमकता हुआ, दहकता 
हुआ,--प्रः,---प्रम्‌ गुग्गुल । 

उद्द्प्त | उद्‌}-दृप्‌+-क्त | घमंडी, अभिमादी । 

उद्देशः [उद्‌- दिश्‌--घञा | 1. संकेत करने वाला, निदेश 
करने वाला 2. वर्णन, विशिष्ट वर्णन 3. निदर्शन, 
व्याख्यान, दृष्टान्त 4. निश्चपन, पृच्छा, समन्वेषण, 
खोज 5. संक्षिप्त वक्तव् या वर्णन- एष तूहेशतः 
प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया - -भग० १०।४०, 6. दत्तः 
कार्ये 7. अनुबन्ध 8. अभिप्राय, प्रयोजन 9. स्यान, 
प्रदेश, जगह--अहो प्रवातसुभगोऽयमुहेशः-- श० ३, 
मालवि० ३ | 

उद्देशकः [ उद्‌--दिश्‌ --ण्वुल्‌ ] 1. 
2. (गणित में) प्रश्‍न, समस्या ! 

उद्देश्य (सं० क्ृ०) [उद्न दिश +-प्यत्‌] 1. उदाहरण देकर 
स्पष्ट करने या समझाये जाने के योग्य 2. अभिप्रेत, 
लक्ष्य,--इयम्‌ 1. लक्ष्यार्थ, प्रोत्साहक 2. किसी उक्ति 
(क्रिया) का कर्ता, (विप० विधेय) दे० 'अनुवाद्य' भी । 

उद्द्योतः [उद्‌-- युत्‌ +- घञा | 1. प्रकाश, प्रभा (शा० और 
आल० ) -त्रिभिनेत्र: कृतोद्द्योतम्‌--महा०, कुलोद्योत- 
करी तव --रामा० अलंकृत करते हुए 2. किसी पुस्तक 
के प्रभाग, अध्याय, अनुभाग या परिच्छेद । 

उद्द्रावः [उद्‌ +-द्रु+- घडा ] भागना, पीछे हटना । 


निदर्शन, दुष्टांत 


| उद्धत (भू० क़० कृ०) [उद्‌ हन्‌-{-क्त] 1. ऊंचा किया 


हुआ, उन्नत, ऊपर उठाया हुआ--लाङगूलमुद्धतं धुन्वन्‌ 
-- भट्टि ९।७ आत्मोद्धतैरपि रजोभि:--श० १८, 
उठाई हुई, रघु० ९।५० हांफा हुआ--कि० ८।५३ 


( १९७ ) 


2. अतिशय, अत्यन्त, अत्यधिक 3. अभिमानी, निरर्थक, 
व्यर्थं फूला हुआ--अक्षवधोद्धत:--रघु० १२1६३ 
4. कठोर 5. उत्तेजित, भड़काया हुआ, प्रचंड "मनोभव- 
रागा--कि० ९१६८, ६९, मदोद्धताः प्रत्यनिलं विचेरु 
कु० ३1३१ 6. शानदार, राजसी--धीरोद्धता नमयतीव 
गतिर्धरित्रीम्‌-- उत्तर? ६।१९, अक्खड़, अशिष्ट, 
राज-मल्ल । सम०- अनस्‌, मनस्क (वि०) दम्भी 
अहंकारी, धमंडी । 

उद्धतिः (स्त्री०) | उद्‌ -हन्‌--क्तिन्‌] 1. उन्नयन 2. घमंड, 
अभिमान, --शि० ३१२८, 3. अक्खड़पना, घृष्टता 
4. प्रहार । 

उद्धमः [उद-ध्मा+श - घमादेशः] 1. आवाज निकालना, 
बजाना 2. घोर सांस लेना, हॉफना । 

उद्धरणम्‌ [उद्‌ + ह्‌ +-ल्युट्‌] 1. निकालना, बाहर करना, 
(वस्त्रादिक) उतारना 2. निचोड़ना, निस्सारण, 
उखाड़ लेना, --कंटक* मनु ० ९।२५२, चक्षुषोरुद्धर- 
णम्‌--मिता०, 3. उद्धार करना, मुक्त करना, अभय 
करना--दीनोद रणोचितस्य--रघु० २1२५, स बन्धुर्यो 
ब्रिपन्नानामापदुद्धरणक्षम:--हिं० १।३, 4. उन्मूलन 
ध्वंस, पदच्यूति 5. उठाना, ऊपर करना 6. वमन 
करना 7. मोक्ष 8. ऋषणपरिशोध । 

उद्धतं-उद्धारक (वि०) [उद्‌ ञ- (ह्‌) धृञ-तृच्‌, ण्वुल्‌ वा] 1 
ऊपर उठाने वाला 2. साझीदार, संपत्ति का हिस्सेदार । 

उद्धष (वि०) [उद्‌ --हष्‌ घञा] खुदा, प्रसन्त,--षः 1 
बहत प्रसन्नता 2. किसी कार्य को संपन्न करने के लिए 
उत्तरदायित्व लेने का साहस 3. उत्सव (धार्मिक पर्व) 

उद्धर्षणम्‌ [उद्‌ + हृष्‌--ल्युट्‌| 1. प्राण फूंकना 2. रोमांच 
होना, पुलक । 

उद्धवः | उद्‌-+-हु+अच्‌] 1. यज्ञाग्ति 2. उत्सव, पर्व 3 
इस नाम का यादव जो कृष्ण का चाचा तथा मित्र था 
(जब्र अकूर द्वारा कृष्ण मथुरा ले जाये गये, तो गोकुल 
वासियों न उद्धव से मथुरा जाने और वहां से कृष्ण को 
वापिस लिवा लाने की प्रार्थना की । यादवों के अवश्यं 
भावी विनाश को देख कर उद्धव कृष्ण के पास गये 
और पूछा कि अब क्या करें, कृष्ण ने तब उद्धव को 
बतलाया कि वह बदरिकाश्रम जाकर तपस्या करं 
तथा स्त्रगलाभ करें। 'उद्धवदूत' और 'उद्धवसंदेश 
की रचना का विषय 'उद्धव' है) । 

उद्धस्त (वि०) [ब० स०] हाथ आगे पसारे हुए या 
उठाय हुए । 

उद्धानम्‌ [उद्‌ घा + ल्युट्‌] 1. चूल्हा, अंगीठी, यज्ञकुण्ड 
2. उगल देना, वमन करना । 

उद्धान्त (वि०) [उद्‌+हा-+झ बा०] उगला हुआ, वमन 
किया हुआ,- तः हाथी जिसके मस्तक से मद चूना 
बन्द हो गया हो । 


उदारः [उद्‌-हृ घडा] 1. खींचकर बाहर निकालना, 
निस्सारण 2. मुक्ति, त्राण, बचाव, अपमोचन, छुट- 
कारा 3. उठाना, ऊपर करना 4. (विधि में) पैतृक 
सम्पत्ति मे से पृथक्‌ किया गया वह भाग जिसका 
लाभ केवल ज्येष्ठ पुत्र ही उठा सके, छोटे भाइयों की 
दिय जाने वाले भाग के अतिरिक्त वह अंश जो 
कानूनन बड़े भाई को ही मिले--मनु० ९११२, 5 
युद्ध की लूट का छठा भाग जिसका स्वामी राजा होता 
है -मनु० ७1९७, 6. ऋण, 7. सम्पत्तिका फिर से 
प्राप्त हो जाना 8. मोक्ष । 

उद्धारणम्‌ [उद+ह (घृ) णिच्‌-ल्युट्‌] 1. उठाना ऊँचा 
करन 2. बचाना, भय से निकाल लेना, छुटकारा, 
मुक्नि । 

उद्धुर (वि०) | उद्‌ -- धुर्‌+क] 1. अनियन्त्रित, निरंकुश, 
मुक्त 2. दृढ़, निश्शंक 3. भारी, भरपुर--शि० ५६४ 
4. मोटा, फूला हुआ, स्थूल 5. योग्य, सक्षम--भामि ० 
¥i¥o | 

उद्धत (भू० क० कृ०) [उद्‌+-घू+-क्त] 1. हिलाया हुआ 
गिरा हुआ, उठाया हुआ, ऊपर फेंका हुआ--मार्त- 
भरोद्धतोऽपि घुलिव्रज:-- घन० 2. उन्नत, ऊँचा । 

उद्धननम्‌ [ उद्‌ ञ-घ्‌+-ल्युट्‌; नुगागमः ] 1. ऊपर फेंकना 
उठाना 2. हिलाना । 

उद्धपनम्‌ [ उद्‌+-घ्‌प्‌+-ल्युट्‌ ] धूनी देना, धुपाना । 

उद्धलनम्‌ [ उद्‌+-धूल्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] चूरा करमा, 
पीसना; धूल या चूरा वुरकना--भस्मोद्धलन 
--काव्य० १० । 

उद्धबणम्‌ | उद्‌ धूष्‌ +ल्युट्‌ 
रोमांचित होना ! 

उद्धृत (भू० क० कृ०) [ उद+हू (धृ) +क्त | 1. बाहर 
खींचा हुआ, निकाला हुआ, निचोड कर निकाला 
2. उठाया हुआ, उन्नत, ऊंचा किया हुआ 3. उखाड़ी 
हुआ, उन्मूलित--उद्धतारिः--रघु० २।३० । 

उद्धृतिः (स्त्री) [ उद्‌- हू (धृ) +- क्तिन्‌ | 1. खींच कर 
बाहर निकालना, निचोड़ना 2. निचोड, चुना हुआ 
संदर्भ 3. मुक्त करना, बचाना 4. विशेषतः पाप से 
मुक्ति दिलाना, पवित्र करना, मोक्ष --चयन्ते तीर्थानि 
त्वरितमिह यस्योद्धतिविधौ-गंग।० २८। 

उद्ध्मानम्‌ [ उद्‌ +-ध्माञ-ल्युट्‌ ] अंगीठी, चूल्हा, स्टोव । 

उद्धयः [ उज्झत्युदकमिति मल्लि०--उद्‌ -- उज्झ्‌ ¬- क्यप्‌, 
नि० उज्झेर्घत्वम्‌ ] एक दरिया का नाम - तोयदागम 
इवोद्धधमिद्ययोः--रघु० ११1८ । 

उद्बन्ध (वि०) [अत्या० स०] ढीला किया गया-ध:,-धनम्‌ 
4. बँधना, लटकना 2. स्वयं फांसी लगा लेना । 

उद्बन्धकः [ उद्‌ :-बन्ध्‌ +ण्वुल | वर्णसंकर जाति जो धोबी 
का काम करती हैं- तु०--उदना--आंयोगवेन 


] रोंगटे खड़े होना, पुलकना, 


( १९८ ) 


विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः, तस्यैव नुपकन्यायां 
जातः सूनिक उच्यते । सूनिकस्य नृपायां तु जाता 
उद्बन्धका: स्मृताः, निर्णेजयेयुवंस्त्राणि अस्पृशाइच 
भवन्त्यतः । 

उद्बल (वि०) [ ब० स० ] सबल, सशक्त । 

उद्बाष्प (वि०) [ ब० स० ] अश्रुपरिपूर्ण, अश्रुपरिप्लावित 
कि० ३।५९ | 

उद्बाहु (वि०) [ ब० स० ] भूजाएँ ऊपर उठाये हुए, 
भुजाओं को फैलाये हुए--प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्बा- 
हुरिव वामन: -- रघु० १।३। 

उद्बुद्ध (भू० क० कृ) [ उद्‌+बुघ्‌--क्त ] 1. जागा 
हुआ, जगाया हुआ, उत्तेजित 2. खिला हुआ, फैला 
हुआ, पूर्ण विकसित--म[० १।४०, 3. याद दिलाया 
गया 4. प्रत्यास्मृत । 

उद्बोध:,--धनम्‌ [ उद्‌--बुध्‌ +- णिच्‌-|-घज्म्‌, ल्युट्‌ वा ] 
1. जगाना, ध्यान दिलाना 2. प्रत्यास्मरण करना, 
उठाना--ननु कथं रामादिरत्याद्युद्बोधकारणैः सीता- 
दिभिः सामाजिकानां रत्युद्बोध:--सा० द० ३, इसी 
प्रकार--रस? । 

उटबोधक (वि०) | उद्‌्- बुधू--णिच्‌--ण्वुल्‌ ] 1. ध्यान 
दिलाने वाला, 2. उत्तेजना देने वाला,--कः सूर्य । 

उड्भूट (वि०) [ उद्‌ +- भट्‌ +-अप्‌ ] 1. श्रेष्ठ, प्रमुख--पदे 
पदे सन्ति भटा रणोद्धटाः--नै० १1१३२ 2. उत्कृष्ट, 
महानुभाव,--टः 1. अनाज फटकने के लिए छाज 
2. कछूवा । 

डद्वः [ उब्‌+-भू~- अप्‌ ] 1. उत्पत्ति, रचना, जन्म, प्रसव 
(शा० तथा आलं०) इति हेतुस्तदुद्धवे-- काव्य» १, 
याज्ञ ३८०, बहुधा समास के अन्त में “से उत्पन्न” 
अर्थ को प्रकट करता है--ऊरूद्धवा--विक्रम० १।३ 
मणिराकरोद्धूब:--रघु ० ३।१८ 2. स्रोत, उद्गमस्थान 
3. विष्णु । 

शडटावः | उद्‌--भून-घव्न्‌ | 1. उत्पत्ति, सन्तति 2, 
औदार्य । 

उऱ्रावनस्‌ [ उद+-भू + णिच्‌ -“ल्युट्‌ ] 1. चिन्तन, कल्पना 
2. उत्पत्ति, उत्पादन, सृष्टि 3. अनवघान, उपेक्षा, 
अवहेलना । 

उ:ट्रावयित (वि०) [ उद्‌+-भू+णिच्‌+-तृच्‌ ] ऊपर 
उठाने वाला, उत्कृष्ट बनाने वाला । 

उ-द्रासः | उद्‌ + भास्‌+-घञ््‌ ] चमक, प्रभा । 

उ्कासिन, उद्भासुर (वि०) | उद्भास्‌+ इनि, घुरच्‌ वा ] 
देदीप्यमान, चमकीला; उज्ज्वल; विभूषणोद्भासि 
पिनद्धभोगि वा-कु० ५७८ मृच्छ० ८।३८, अमर्‌ ८१। 

उदग्‌ (वि०) [ उद्‌+ भिद्‌ -+- क्विप्‌ ] उगने वाला, अंकुर 
फूटने वाला--(पु०) 1. पौधे का अंकुर--अङकुरोऽभि- 
नवोड्धिदि--अमर० 2. पौधा 3. झरना, फ़ौवारा । 


सम०--ज (वि०) (उद्भिज्ज) फूटने वाला, (पौधे 
की भाँति) उसने वाला-- (--ज्जः) पौघा,- विद्या 
वनेस्पति विज्ञान । 

उद्धिद (वि०) [उङ्भिद्‌+ क] फूटने वाला, उगने वाला | 

उद्भूत (भू० क० कृ०) [ उद्‌--भू--क्त] 1. जात, 
उत्पन्न, प्रसूत 2. (शा० तथा आलं०) उत्तृंग 3. गोचर 
जो शानेन्द्रियों द्वारा जाना जा सके (गुणादि) । 

उद्भूतिः (स्त्री०) [ उद्‌~-भू+-क्तिन्‌ ] 1. प्रजनन, उत्पा- 
दन 2. उन्नयन, उत्कर्षण, समृद्धि --वरः अम्भुरलं ह्येष 
त्वत्कुलोद्भूतये विधिः--कु० ६१८२ । 

उद्भेदः--दनम्‌ [ उद्भिद्‌ + घज्म्‌, ल्युट्‌ वा] 1. फूट 
पड़ना, बेघना, दिखाई देना, आविर्भाव, प्रकट होना, 
उगना-उमास्तनोड्भेदमनुप्रवृद्ध:-कु० ७।२४,तं यौवनो- 
द्भेदविशेषकान्तं-रघु० ५३८ शि० १८३६ 3. निर्झर, 
फोवारा 4. रोमांच जसा कि 'पुलको-द्भेद:' में । 

उद्भ्रमः [ उद्‌-- अम्‌-- घञ््‌ ] 1. आधूर्णन, चक्कर देना, 
(तलवार आदि का) घुमाना 2. घूमना, 3. खेद । 

उद्भ्रमणम्‌ [उद्‌- श्रम्‌+-ल्युट्‌] 1. इघर-उधर---हिलना- 
जुलना, घूमना 2. उगना, उठना । 

उद्यत (भू० क० कृ०) [ उद्‌ञ-यम्‌+-क्त ] 1. उठाया 
हुआ, ऊंचा किया हुआ--असिः, “पाणि: आदि 2. 
संभाल कर रखने वाला, परिश्रमी, चुस्त 3. तुला 
हुआ, तना हुआ (धनुष आदि) -कि० १।२१ 4. आमादा, 
तैयार, तत्पर, उत्सुक, तुला हुआ, लगा हुआ, व्यस्त 
(संग्र०, अधि० तथा तुमुन्नन्त के साथ या बहुघा 
समास में)-उद्यतः स्वेषु कर्मसु--रघु० १७।६१, हन्तु 
स्वजनमुद्यता:---भग ० १।४५ जय”, वध” आदि० । 

उद्यमः [ उद्‌- यम्‌--घञ[ ] 1. उठाना, उन्नयन 2. सतत 
प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, धैर्य--निशम्य चैनां तपसे 
कृतोद्यमाम्‌ कु० ५१३--शशाक मेना न नियन्तुमृद्यमात्‌ 
“-५ दृढ़ संकल्प--उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथैः--पंच० २1१३१ 3. तैयारी, तत्परता । सम» 
-भृत्‌ (वि०) घोर परिश्रम करने वारा--भर्तु० 
२।७४। 

उद्यमनम्‌ [ उद्‌+यम--ल्युट्‌ ] उठाना, उन्नयन । 

उद्यमिन्‌ (वि०) [ उद्‌ +यम्‌+-णिनि ] परिश्रमी, सतत 
प्रयत्नशील । 

उद्यानम्‌ [ उद्‌--या--ल्युट्‌ ] 1. भ्रमण करना, टहलना 
2. बाग, बगीचा प्रमोदवन,--बाह्योद्यानस्थितहरशि- 
रश्चन्द्रिकाधौतहम्या--मेघ० ७, २६, ३३ 3. अभि- 
प्राय, प्रयोजन । सम ०---पालः,---पालक:,--रक्षकः 
माली, बाग्र का रखवाला, । 

उच्चानकम्‌ [ उद्‌--या--ल्युटू--कन्‌ ] बाग, बगीचा । 

उद्यापनम्‌ [ उद्‌--या--णिच्‌--ल्युट्‌, पुकागमः ] ब्रतादिक 
का पारण, समाप्ति । 


( १९९ ) 


उद्योगः [ उद्‌+-युज्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, ट 


--तद्दैवमिति संचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मन:--पंच० 
२1१४० 2. कार्य, कर्तव्य, पद--तुल्योद्योगस्तव दिनकृ- 
तश्चाधिकारो मतो न:--विक्रम० २1१, घैये, परिश्रम । 

उद्योगिन्‌ [ उद्‌-+युज्‌+घिनुण्‌ ] चुस्त, उद्यमी, उद्योग- 
शील । 

उद्रः [ उन्द्न-रक्‌ ] एक प्रकार का जल जन्तु । 

उद्रथः [ उद्गतो रथो यस्मातू-ग० स० ] 1. रथ के घुरे की 
कील, सकेल 2. मुर्गा । 

उद्राबः [ उद्‌ रु+-घञ्ञ्‌ ] शोरगुल, कोलाहल । 

उद्रिक्त (भु० क० कृ० ) [ उद्‌+रिच्‌+वकत | 1. बढ़ा 
हुआ अत्यधिक, अतिशय 2. विशद, स्पष्ट । 

उद्रुज (वि०) | उद्‌ञ-रुज्‌+क ] नष्ट करने वाला, जड़ 
खोदने वाला (तट--आदि) यथा 'कूलमुब्रुज' में । 

उद्रेकः [उद्‌ {- रिच्‌ +घञ्ञ | वृद्धि, आधिक्य, प्राबल्य, प्राचुर्ये 
- ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः--वेणी ० 
१॥२३, गत्वोद्रेकं जघनपुलिने -शि० ७।७४। 

उद्वत्सरः [ उद्‌ †-वस्‌+-सरन्‌ ] वर्ष । 

उद्दपनम्‌ [ उद्‌ +-वप्‌ +ल्युट्‌ ].1. उपहार, दान 2. उडे- 
लना, उखाड़ना । 

उद्दमनम्‌,-उद्दान्तिः (स्त्री०) [ उद्‌--वम्‌ +ल्युट्‌, क्तिन्‌ 
वा ] वमन करना, उगलना । 

उद्वतः [ उद्‌+-वृत्‌न-घञा ] 1. अवशेष, आतिशय्य 
2. आधिक्य, बाहुल्य 3. (तेल, उबटन आदि) सुगंधित 
पदार्थो की मालिश । 


उद्तंनम॒ [ उद्‌ +-वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. ऊपर जाना, उठना 
2. उगना, बाढ़ 3. समुद्धि, उन्नयन 4. करवट बदलना, 
उछाल लेना--चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि-मेघ० ४० 
5. पीसना, चूरा करना 6. सुगंधित उबटन आदि 
पदार्थो का शरीर पर लेप करना, या पीडा आदि को 
दूर करने के लिए सुगंधित लेप । 

उद्वर्घलम्‌ [ उद्‌--वृघ्‌--ल्युट्‌ ] 1. वृद्धि, 2. दबाई हुई 
हँसी । 

उद्ृह (वि०) [उद्‌+वह्‌ +अच्‌] 1. ले जाने वाला, आगे 
बढ़ने वाला 2. जारी रहने वाला, निरन्तरे रहने वाला 
(वंश आदि), कुल”---उत्तर० ४, इसी प्रकार रघूदह" 
४२२, रघु० ९९, १११५४,- हः 1. पुत्र 2. वायु 
के सात स्तरों में से चौथास्तर, 3. विवाह,- हा 
--पुत्री । 

उद्दहनम्‌ | उद्‌+वह +-ल्युट ] 1. विवाहं करना 
2. सहारा देना, संभाले रखना, उठाये रखना--भुवः 
प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः--र्ु० १३।१, १४।२०, रघु० 
२।१८, कु० ३।१३ 3. ले जाया जाना, सवारी करना 
मनु० ८।३७० । 

उद्गान (वि०) [ उद्‌-वन्‌+-घङा ] वमन किया हुआ, 


उगला हुआ,--नम्‌ 1. उगलना, वमन करना, 
2. अंगीठी, स्टोव । 

उद्दान्त (वि०) [ उद्‌ + वम्‌ +-क्त ] 1. वमन किया हुआ 
2. मद रहित (हाथी) । 

उद्वापः [ उद्‌ + वप्‌+ घडा ] 1. उगलना, बाहर फेंकना 
2. हजामत करना 3. (तर्क० में) पूर्व पद के 
अभाव में पश्चवर्ती उत्तरांग के अस्तित्व का अभाव 
(विल्सन) । 

उद्घासः [ उद्‌ +-वस्‌+- घञ्ज्‌ ] 1. निर्वासन 2. तिलांजलि 
देना 3. बघ करना । 

उद्वासनम्‌ [ उद्‌ + वस्‌ +-णिच्‌-- ल्युट्‌ ] 1. बाहर निकालना, 
निर्वासित कर देना 2. तिलांजलि देना 3. (आग से) 
निकालकर दूर करना 4. वघ करना । 

उद्वाहः [ उद्‌+-वह्‌ --घञडा, ] 1. संभालना, सहारा देता 
2. विवाह, पाणिग्रहण--असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधि- 
रुद्राहकर्मणि- मनु ० ३।४३ (स्मृतियों में आठ प्रकार 
के विवाहों का वणेन है--ब्राह्मो दैवस्तथा चार्षः घ्राजा- 
पत्यस्तथासुरः, यांघर्वो राक्षसङ्चैव पैशाचश्चाष्टमः 
स्मृतः) । 

उद्वाहनम्‌ [उद्‌ + वह्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. उठाना 2. विवाह, 
नी 1. बंघनी, रस्सी 2. कौड़ी, वराटिका । 

उद्ाहिक (वि०) | उद्घाहय-ठन्‌ ] विवाह से संबंध रखने 
वाला, विवाह विषयक (मंत्रादिक) मनु० ९।९५ । 

उद्वाहिन्‌ (वि०) [ उद्‌ + वह + णिनि ] 1. उठाने वाला, 
खींचने वाला 2. विवाह करने वाला,-नी 
रस्सी, डोरी । 

उद्विग्न (भू क० कृ०) [ उद्‌-विज्‌+-क्त ] संतप्त, 
पीडित, शोकग्रस्त, चितित । 

उद्वीक्षणम्‌ [ उद्‌ + वि--ईक्ष--ल्युट्‌ ] 1. ऊपर की ओर 
देखना 2. दृष्टि, आँख, देखता, नज्र डालना--सखी- 
जनोद्वीक्षणकौमुदी मुखम्‌--रघु ० ३।१। 

उद्दीजनम्‌ [ उद्‌+-वीज्‌+-ल्युट्‌ ] पंखा झलना । 

उद्वहणम्‌ [ उद्‌+- वृंह्‌ +ल्युट्‌ | वंन, वृद्धि । 

उद्वृत्त (भू० क० कृ०) | उद्‌+वृत्‌्+क्त ] 1. उठाया 
हुआ, ऊँचा किया हुआ 2. उमड़कर बहता हुआ, 
उमड़ा हुआ---उद्वृत्त: क इव सुखावह: परेषाम्‌--शि० 
८1१८ (यहाँ 'उद्वृत्त' का अर्थ 'विचलित, दृवृत्त' हे)! 

उद्वेगः [ उद्‌-- विज्‌ -- घव्म_ ] 1. कांपना, हिलना, लहराना 
2. क्षोभ, उत्तेजना--भग० १२1१५ 3. औतंक, भय 
-शान्तोद्वेगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिर्भवान्वा--मेघ ० 
३६, रघु० ८।७ 4. चिन्ता, खेद, शोक 5.. विस्मय, 
आइ्चये,---गम्‌ सुपारी । 

उद्वेजनम्‌ [ उद्‌ 1 -विज्‌+-ल्युट्‌ ] 1. क्षोभ, चिन्ता 2. पीडा 
पहुँचाना, कष्ट देना-उद्वेजनकरैदंण्डेश्चिह्नयित्वा प्रवास- 
येत--मनु० ८३५२, 3. खेद । 


(. २०१०९) 


उद्देदि (वि०) [ उन्नता वेदियंत्र ब० स० ] जहाँ आसन 
या गद्दी ऊंची हो- विमानं नव॑मुद्देदि--रघु० १७९ । 

उद्देपः | उद्‌+-वेप्‌+ अच्‌ ] हिलना, कांपना, अत्यधिक 
कंपकंपी । RR 

उद्वेल (वि०) [ उत्क्रान्तो वेलाम्‌--अत्या० स० ] 1. अपने 
तट से बाहूर उमड़ कर वहने वाला (नदी आदि) 
“रघु० १०५३४, का० ३३३ 2. उचितं सीमाका 
उल्लंघन । EE 

उद्देल्लित (भू० क० कृ०) [ उद्‌-- वेल्ल्‌ +- क्त | हिलाया 
हुआ, उछाला हुआ,--तम्‌ हिलाना, झझोड़ना 1. 

उद्वेष्टन (वि०) [ ग० स० | 1. ढीला किया हुआ--कया- 
चिदुद्रेष्टनवान्तमाल्यः--रघु० ७।६, कु० ७५७, 
2. बन्धनमुक्त, बन्धनरहित,--नम्‌ 1. घेरा डालना, 
2. बाड़ा, बाड़ 3. पीठ या कूल्हों में पीडा । 

उद्दोढ़ (१०) [ उद्‌+- वह, +-तृच्‌ ] पति । 

उधस्‌ ( नपु० ) [ उन्द्‌+असुन्‌ ] ऐन, औड़ी दे० 
'ऊघस्‌' । 

उन्द्‌ (रुथा० पर०) (उनत्ति, उत्त-.-उन्न) आई करना, 
तर करना, स्वान करना-या: पृथिवीं पयसोन्दन्ति । 

उन्दनम्‌ [ उन्द्‌ त-ल्युट्‌ ] तर करना, आद्रे करना । , 

उन्दरुः, उन्दुरः, उन्दुरुः, उन्दूरुः [ उन्द्‌-उर-उरु वा | 
मूसा, चहा । 

उन्नत (भूर क० कु०) [ उद्‌+नम्‌+क्त ] 1. उठाया 
हुआ, उन्नत किया हुआ, ऊपर उठाया हुआ (आलं० 
भी)--भतुं० ३।२४, शि० ९1७९, नतोन्नतभूमिभागे 
“शै० ४।१४ 2. ऊंचा (आलं० भी) लम्वा, उत्तुंग, 
बड़ा, प्रमुख -रघु० १।१४, विक्रम» ५।२२, कि० ५ 
१५, १४२२, 3. मांसल, भरा-पुरा (स्त्री का वक्षस्थल 
आदि), तः अजगर, तम्‌ 1. उन्नयन 2. उत्थान, 
ऊंचाई । 
विपम---बन्धुरं तून्नतानतम्‌ -अमर०,--चरण (वि० ) 
दुर्दान्त.--क्षिरस्‌ (वि०) अहंमन्य, बड़ा घमंडी। 

उन्नतिः (स्त्री०) | उद्‌-+- नम्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. उन्नयन, ऊँचाई 
(आलं० १. ; नीचे दे० 'उन्नतिमन्‌' 2. उत्कर्ष, मर्यादा, 
अभ्यटय, समृद्धि-स्तोकनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्य- 
बोगतिन्‌--पंच० ११५०, शि० १६।२२, भामि० १। 


४०--महाजनस्य संपर्क: कस्य नोन्नतिकारकः -हि० | 


३ 3. उठाना! 
स्वामौ) । 
उन्नतिमत्‌(वि०) | उन्नति :-मतुप्‌ ] उन्नत, उभरता हुआ, 
फूला हुआ (जैसे कि स्त्री का वक्षस्थल) - सा पीनो- 
न्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते --अमरु ३०, शि० ९।७२। 
उच्चमनम्‌ [ उद्‌- नमून ल्युट्‌ | 1. ऊपर उठाना, ऊँचा 
करना 2. ऊंचाई । 
उद्चत्न (वि०) | उद्‌--नम्‌+रन्‌ ] खड़ा, सीधा, उत्तुंग, 


सम० --ईशः गरुड, (उन्नति का 


सम०- -आनत (वि०) उन्नत और दलित, 


ऊंचा (आल० भी)- -उच्चन्रताञ्रपटमण्डपमण्डितम्‌ 
तंतू--शि० ५।३१। oi 

उञ्चयः, उन्नायः [ उद्‌+-नीय- अच्‌, घञ्ञ्‌ वा ] 1. उठाना, 
ऊंचा करना 2. ऊंचाई उन्नयन 3. सादृश्य, समता 
4. अटकल | 

उन्नयनम्‌ [ उद-+वी-+ल्युट ] 1. उठाना, ऊँचा करना, 
ऊपर उठाना 2. पानी खींचना 3. पर्यालोचन, विचार- 
विमर्श 4. अंटंकल । 


उन्नस (वि०) [ उन्नता नासिका यस्य ब० स०] ऊँची नाक 
वाला,- उन्नसं दधती वक्त्रम्‌--मट्टि० ४१८। ` 

उन्नादः [ उंद+नद्‌ू-घज्म | चिल्लाहट, दहाड़, गुंजन, 
चहचहाना । 

उन्नाभ (वि०) [ उन्नता नाभियंस्य--ब० स० ] जिसकी 
नाभि उभरी हुई हो, तुंदिल, तोंद वाला । 

उच्नाहः [ उद्‌+नह+घञ्ञ्‌ | 1. उभार, स्फीति 2. 
बाँधना, बंघनयुक्त करना,--हस्‌ चावलों के माँड़ से 
बनी काँजी । 

उन्निद्र (वि०) [ उद्गता निद्रा यस्य--ब० स०.] 1. निद्रा 
रहित, जाया हुआ-तामृक्निद्रामवनिशयना सौघवाताय- 
नस्थः--मेघ० ८८ विगमयत्युन्निद्र एव क्षपा:--श० 
६।४, मुद्रा० ४ 2. प्रसृत, पूर्णविकसित . मुकुलित 
(कमल आदि) -उनितद्रपुष्पाक्षिसहत्रभाजा-- शि०. ४। 
१६, ८२८ | । 

उन्नत [ उद--नी-[-तृच्‌ ] उठाने वाला---(पू०) यज्ञ के 
१६ ऋत्विजों में से एक । ति 

उन्मज्जनम्‌ [ उद्‌+- मस्ज्‌+-ल्युट्‌ | बाहर निकलना, पानी 
से बाहर निकलना । | 

उन्मत्त (१० क० कृ०) [ उद्‌- मदु+क्त | 1. मद्यप, 
नञ मे चूर 2. विक्षिप्त, उन्मत्त, पागल--द्वावत्रोन्मत्तौ 
““विक्रम० २, मनु० ९1७९, 3. फूला हुआ, उच्छित, 
वहशी पंच० ११६१, शि० ६३१4. भूत या प्रेत 
से आविप्ट--याज्ञ० २1३२, मनु० ३1१६१, (वात- 
पिनज्लेत्म संनिपातग्रहसंभवेनोपसृष्ट:--मिना०),--- त्तः 
वतूरा ! सम०-कीतिः,-वेशः शिव,-गंगम्‌ एक देश का 
नाम (य॑हाँ गंगा भीषण कल्लोल करती हुई बहती हँ) 
“देशन,-रूप (वि०) देखने में पागल,-प्रकपित (वि०) 
पांगळ की बहक (-- तम्‌) पागल के शब्द । 

उन्मथनम्‌ | उद्‌-; मथ-+-ल्यूट्‌ ] 1. झाड़ना, फेंक देना 2. 
बध कंरना,-- -अन्योन्यसूतोन्मथनात्‌ू---रघु० ७1५२ । 

उन्मद (वि०) | उद्गतो मदो यस्य--ब० स० ] 1. नशे 
में चूर, गराबी, रघु० २९, १६५४ 2. पागल, 
क्रोधोद्दीप्त, उडाऊ--शि० १०।४, १६६६९ 3. नशा 
करने वाला, मादक-मधुकराद्भुनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता 
निभूताक्षरमुज्जगे - -शि० ६॥२०,--वः 1. विक्षिप्त 
2. नशा। 


(. ३०६: :) 


उन्मदन (वि०) | उद्भूतो मदनोऽस्य--ब० स० ] प्रेम- 
पीडित, प्रेमोद्दोप्त --तदाप्रभृत्युन्मदना पितुगृंहे--कु० 
५५५। 
उन्मदिष्णु (वि०) [ उद्‌+मद-+-इष्णुच्‌ | 1. पागल 
2. नशे में चूर, जिसने मदिरा पी हुई हो 3. जिसे मद 
चूता हो (हाथी) 
उन्मनस्‌-नस्क (वि०) [ उद्‌श्रान्तं मनो यस्य--ब० स०, 
कपू च ] 1. उत्तेजित, विश्लुब्ध, संक्षुब्ध, बेचैंन--रघु० 
११॥२२, कि० १४४५ 2. खेद प्रकट करना, किसी 
मित्र के बिछोह से उदास 3. आतुर, उत्सुक, 
उतावळा । 
उन्मनायते (ना० धा०, 
मन में क्षुब्ध होना । 
उन्मन्थः [ उद्‌ + मन्थ्‌+घञ्ञ्‌ | 1. क्षोभ 2. वघ करना, 
हत्या करना । 
उन्मन्थनम्‌ [ उद्‌ +- मन्थ्‌ +ल्यृट्‌ | 1. हिळाना, क्षुब्ध करना 
2. वध करना, हत्या करना, मारना 3. (लकड़ी 
आदि से) पीटना । 
उन्मयूख (वि०) [ब० स०] प्रकाशमान, चमकीला---रघु० 
१६।६९ । 
उन्मदनम्‌ | उद्‌ञ-मृद्‌+ल्युट्‌ | 1. रगड़ना 
2. मालिश करने के लिए सुगंधित (तैलादिक) 
उन्माथः | उद्‌ न-मथ्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. यातना, अतिपीडा 
2. हिला देना, क्षुब्ध करना 3. वध करना, हत्या करना 
4. जाल, पाश । 
उन्माद (वि०) | उद्‌-+मद्‌ञ- घडा, ] 1. पागल, विक्षिप्त 
2: असंतुलित, -दः 1. पांगलपन, विक्षिप्ति- अहो 
उन्मादः 'उत्तर० ३ 2. तीव्र संक्षोभ 3. विक्षिप्ता, 
सनक (मानसिक विकार) 4. (अलं० झा० में) ३३ 
मंचारिभावों में से एक--चित्तसंमोह उन्माद: काम- 
शोकभयादिभिः--सा० द० ३, या विप्रलम्भमहापत्ि- 
परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद:--रस० 
5. खिलना-- उन्मादं वीक्ष्य पद्मानाम्‌ू -सा० द० २। 
उन्मादन (वि०) [ उद्‌‡मद्‌ञ-णिच्‌ +ल्युट्‌ | पागल 
बना देने वाला, मादक,--नः कामदेव के पाँच वाणों 
में से एक । 
उन्मानम्‌ [ उद्‌ मा-}-ल्यृट्‌ ] 1. तोलना, मापना 2. माप, 
तोल 3. मूल्य । 
उन्मार्ग (वि०) | उत्क्रान्तः मार्गात्‌-अत्या० स० | कुमार्ग- 
गामी, गः 1. कुमार्ग, सुमार्ग से विचलन (आलं० भी) 
2. अनुचित आचरण बुरी चाल --उन्मार्गप्रस्थितानि 
_ ईन्द्रियाणि-का० १६५, प्रवतेकः- १०३, गम्‌ 
(अव्य०) भूळा-भटका- पंच० १।१६१। 
उन्मार्जनम्‌ [ उद्‌--मृज्‌+ णिच्‌-ल्युट्‌ ] रगड़ना, पोंछना, 
मिटाना । 
२६ 


आ०--उन्मनीभू) बेचैन होना, 


मलना 


उन्मितिः [ उद्‌ + मा¬-क्तिन्‌ | नाप, तोल, मूल्य । 

उन्मिश्च ( वि० ) | प्रा० स० ] मिला-जुला, चित्र 
विचित्र । 

उन्मिबित (भू० क० क्र») [ उद्‌+-मिष्‌ञ-क्त | खुला 
हुआ (आँख आदि), खिला हुआ, फुलाया हुआ, 
--्तम्‌ दृष्टि, झलक--कु० ५।२५। 

उन्मीलः- लनम्‌ [उद्‌ +-मील्‌ +-घञ्न्‌ ल्युट्‌ वा] 1. (आखों 
का) खोलना, जागति 2. प्रकाशित करना, खोलना 
--उत्तर० ६।३५ 3. फुलाना, फूंक मारना । 

उन्मुख (वि०) (स्त्री ) [ उद्‌--ऊर्ध्वं मुखं यस्य 
--ब० स० ] 1. मूह ऊपर की ओर उठाये हुए, 
ऊपर देखते हुए- अद्रेः श्वृङ्गं हरति पवनः किस्विदि- 
त्युन्मुखीभि:--मेघ० १४,१००, रघु० १३९, ११1२६, 


आश्रम? १।५३ 2. तैयार, तुला हुआ, निकटस्थ, 
उद्यत -- तमरण्यसमाश्चयोन्मुखम्‌--रघु० ८।१२, बन 
में चले जाने के लिए तत्पर--१६।९, ३।१२ 


3. उत्सुक, प्रतीक्षक, उत्कठित--तस्मिन्‌ संयमिनामाद्ये 
जाते परिणयोन्मुखे--कु० ६।३४, रघु० १२।२६, 
६।२१, ११।२३ 4. शब्दायमान, शब्द करता हुआ 
-"कु० ६।२। 

उन्मुखर (वि०) [ प्रा० स० ] ऊँचा शब्द करने वाला, 
कोलाहलमय । 

उन्मुद्र (वि०) [ उद्गता मुद्रा यस्मात्‌- ब० स०] 1. बिना 
मुहर का 2. खुला हुआ, खिला हुआ, (फूल की 
भाँति) फूला हुआ । 


उन्मूलनम्‌ [ उद्‌+-मूल्‌+ल्युट्‌ ] जड़ से फाड़ लेना, 
उखाइना, मूलोच्छेदन करना--न पादपोन्मूलनशक्ति 
रंहः --रघु० २।३४। 


उन्मेदा [ प्रा० स० | स्थूलता, मोटापा । 

उन्मेष:---षणम्‌ [उद्‌ +मिष्‌ +-घञ्ग, ल्युट्‌ वा] 1. (आखों 
का) खोलना, पलक मारना--मुद्रा० ० ३३२१, 2. खिलना, 
खुलना, फूलना-उन्मेषं यो मम न सहते जाति--वैरी 
निशायाम्‌--काव्य० १०, दीधिकाकमलोन्मेषः कु० 
२।३३ 3. प्रकाश, कौंध, दीप्ति सतां प्रज्ञोन्मेषः--- 
भर्वे० २।११४ विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ - मेघ० ८१ 4. जाग 
जाना, उठना, दिखलाई देना, प्रकट होना, ज्ञान 
शा० ३।१३। 

उन्मोचनम्‌ [ उद्‌ +-मुच्‌ञ-ल्युट्‌ ] खोलना, ढीला करना । 

उप (उप०) 1. यह उपसर्ग क्रिया या संज्ञां से पुर्वं लग 
कर निम्नांकिंत अर्थ प्रकट करता हे--(क) निकटता 
संसक्ति- - उपविशति, उपगच्छति (ख) शक्ति, योग्यता 
उपकरोति (ग) व्याप्ति-उपकीर्णं ( घ ) परामर्शे, 
शिक्षण (जो अध्यापक द्वारा प्राप्त हो) उपदिशति 
उपदेश ( ङ) मृत्यु, उपरति-- उपरत (च) दोष 
अपराध-उपघात (छ) देना--उपनयति, उपहरति 


( ३०२ ) 


(ज) चेष्टा, प्रयत्त--उपत्वा नेष्य (झ) उपक्रम, 
आरम्भ--उपक्रमते, उपक्रमः (उ) अध्ययन--उपा- 
ध्यायः, (ट) आदर, पूजा--उपस्थानम्‌, उपचरति 
पितरं पुत्र: 2. जिस समय यह उपसर्ग क्रियाओं से 
संबद्ध न होकर संज्ञा शब्दों से पूर्वं लगता है तो उस 
समय --सामीप्य, समता, स्थान, संख्या, काल और 
अवस्था आदि की संसक्ति, तथा अधीनता की भावना 
आदि अर्थो को प्रकट करता है। उपकनिष्ठिका 
कनिष्ठिका के पास वाली अंगुली, उपपुराणम्‌ 
ना अनुषंगी पुराण, उपगुरुः-सहायक अध्यापक, उपा- 
ध्यक्षः-उपप्रधान, अव्ययीभाव समासों में भी इन्हीं 
अर्थो में इसका उपयोग होता है :--उपगङ्गम्‌ = गंगायाः ! 
समीपे, उपकूलम्‌, “वनम्‌ आदि 3. संख्यावाचक शब्दों | 
के साथ लग कर संख्याबहुब्रीहि बन जाता है और | 
'लगभग' प्राय 'तकरीबन' अर्थ को प्रकट करता | 
है,-उपत्रिशाः-लगभग तीस 4. पृथक्‌ रहता हुआ भी 
यह (क) कर्म के साथ हीनता' को प्रकट करता है 
लाउपहरि सुरा:--सिद्धा० देवता हरि के निकट हैं / 
(ख) अधि० के साथ यह 1. 'अधिकता' और “उत्कृ- 
ष्टता' को--उपनिष्के कार्षापणम्‌, उपपरार्घे हरेर्गुणाः 
2. तथा योग या जोड़ को प्रकट करता है । 

उपकण्ठः--कण्ठम्‌ [ उपगतः कण्ठम्‌-अत्या० स० ] 
1. सामीप्य, सान्निध्य, पड़ौस--प्राप तालीवनश्याममुप- 
कण्ठं महोदघेः--रघु० ४३४, १३।४८ कु० ७।५१. 
मा० ९।२ 2. ग्राम या उसकी सीमा के पास 
का स्थान - (अव्य० ) 1. गर्दन के ऊपर, गले के निकट 
2. के निकट, नजदीक । 

उपकथा [ प्रा० स० ] छोटी कहानी, किस्सा । 

उपकनिष्ठिका कन्नो अंगुली के पास वाली अंगुली । 

उपकरणम्‌ [ उप+-कृ +ल्युट्‌ ] 1. सेवा करना, अनुग्रह 
करना, सहायता करना 2. सामग्री, साधन. औजार, 
उपाय---उपकरणीभावमायाति--उत्तर० ३।३, परोप- 
कारोपकरणं शरीरम्‌--का० २०७, याज्ञ २२७६, | 
मनु० ९।२७० 3. जीविका का साधन, जीवन को 
सहारा देने वाळी कोई बात 4. राजचिह्न । 

उपक्षणेनम्‌ [ उप+ कर्ण +ल्युट्‌ ] सुनना । 

उपकर्णिका [ उपकरणं (अव्य०) +-कन्‌+-टाप्‌ त्वम ] 
अफवाह, जनश्रुति । 

उपकर्तुं (वि०) [ उप--कृ--तृच्‌ ] उपकार करने वाला, 
अनुग्रहकर्ता, उपयोगी, मित्रवत्‌ -- हीनान्यनुपकतृंणि 
प्रवृद्धानि विकुर्वते--रघु० १७।५८--उपकर्त्री रसा- 
दीनाम्‌--सा० द० ६२४, शि० २।३७। 

उपकरुपनम्‌---ना [ उप-+-कृप्‌+णिच्‌¬-ल्युट्‌, युच्‌ वा] । 
1. तैयारी 2. कपोलकल्पित (तथ्यों का) सृजन करना, | 
गढ्ना । 


उपकारः [ उप+-कृ+-घञ्ञ्‌ | 1. सेवा, सहायता, मदद, 
अनुग्रह, आभार (विप० 'अपकार') ---उपकारापकारौ 
हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः शि० २।३७, शाम्येत्प्रत्यपका- 
रेण नोपकारेण दुर्जन:--कु० २।४० ३।७३, याज्ञ० 
३।२८४ 2. तैयारी 3. आभूषण, सजावट,--री 
1. राजकीय तंबू 2. महल 3. सराय, घर्मशाला । 

उपकार्यं -(वि०) [ उप+-कृ+-प्यत्‌ | सहायता करने के 
उपयुक्त --र्था राजभवन, महल रम्यां रघुप्रतिनिधिः 
स नवोपकार्या बाल्यात्परामिव दशां मदनोघ्युवास 
णरघु० ५।६३, शाही खेमा--५।४१, ११९३, 
१३।७९, १६।५५, ७३ | 

उपकुञ्चिः, -चिका [उप-- कुञ्च्‌ -|- कि, कन्‌ टाप्‌ च] छोटी 
इलायची । 


| उपकुम्भ (वि०) [ अत्या० स० ] 1. निकटस्थ, संसक्त 


2. अकेला, निवृत्त, एकान्त । 

उपकुर्वाणः | उप¬-कृ+- शानच्‌ ] ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो 
गृहस्थ बनना चाहता है । 

उपकुल्या | उप¬- कुल +- यत्‌+ टाप्‌ ] नहर, खाई । 

उपकूपम्‌ --पे (अव्य०) [ अत्या० स० ] कुएँ के निकट, 
"जलाशयः कुएं के पास बना चुबच्चा जिसमें गाय भैंस 
पानी पीते हूँ । 

उपकृतिः (स्त्री०) --उपक्रिया [ उप+-कृ+-क्तिन्‌, श 
वा | अनुग्रह, आभार । 

उपक्रमः [उप~-क्रम्‌- घञ्‌ ] 1. आरंभ, शुरू--रामोपक्र- 
मम]चख्यो रक्षःपरिभवं नवम्‌--रघु० १२।४२ राम के 
द्वारा आरम्भ किया गया 2. उपागमन, साहस” बल 
पूर्वक आगे बढ़ना--मा० ७, इसी प्रकारं -योषित: 
सुकुमारोपक्रमा:--त० 3. उत्तरदायित्वपूर्णं व्यवसाय, 
कार्य, जोखिम का काम 4. योजना, उपाय, तरकीब, 
युक्ति, उपचार--सामादिभिरुपक्रमैः--मनु० ७।१०७, 
१५९, रघु० १८।१५, याज्ञ? १।३४५, शि० २०७६, 
5. परिचर्या, चिकित्सा 6. ईमानदारी की जांच दे० 
'उपघा' । 

उपक्रमणम्‌ [ उप+-क्रम-ल्युट्‌ ] 1. उपागमन 2. उत्तर- 
दायित्वपूर्णं ब्यवसाय 3. आरम्भ 4. चिकित्सा, 
उपचार । 

उपक्रमणिका [उपक्रमण--डीप्‌, कन्‌, टाप्‌ हुस्व] भूमिका, 
प्रस्तावना । 

उपक्रीडा [ अत्या० स० ] खेल का मैदान, खलने का 
स्थान । 

उपक्रोशः--शनम्‌ [ उप+-क्रुश्‌-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ ] निन्दा, 
झिड़की, अपकर्ष- -प्राणैरुपक्रोशमलीमसे्वा--रघु ० 
२।५३ । 

इपक्रोष्ट (९०) [ उप¬-क्रुश्‌+-तृच्‌ ] (जोर से रेंगता 
हुआ) गघा । 


( २०३ ) 


उपक्व (क्वा) णम्‌ [ उप--क्वण्‌ -अपू घडा, वा ] वीणा 
को झंकार । 

उपक्षयः [ उप--क्षि--अच्‌ | 1. रह करना, हास, हानि 
2. व्यय । 

उपक्षेपः | उप--क्षिप्तघडा ] 1. फेकता, उछालना 
2. उल्लेख, इंगित संकेत, सुझाव-_कार्योपक्षेपमादौ 
तनुमपि रचयन्‌--मुद्रा ४।३--दारुणः खलूपक्षेपः 
पापस्य--वेणी० ५ 3. धमकी, विशेष दोषारोपण । 

उपक्षेपणम॒ [ उप~-क्षिप्‌ +ल्युट्‌ | 1. नीचे फेंकना, डाल 
देना 2. दोषारोपण, दोषी ठहराना ! 

उपग (वि०) [उप+-गम्‌+-ड ] (केवल समासान्त में) 
1. निकट जाने वाला, पीछे चलने वाला, सम्मिलित होने 
वाला 2. प्राप्त करने वाला--मनु० १।४६, शि० 
१६।६८। 

'उषगणः [ प्रा० स० ] अप्रधान श्रेणी । 

उपगत (भू ० क० कृ०) [ उप+-गम्‌+-त ] 1. गया हुआ, 
निकट पहुँचा हुआ 2. घटित 3. प्राप्त 4. अनुभूत 
5. प्रतिज्ञात, सहमत । 

उपगतिः ,(स्त्री०) [ उप+-गम्‌ञ-क्तिन्‌ ] 1. उपागमन, 
निकट जाना 2. ज्ञान, जानकारी 3. स्वीकृति 4. उप- 
लब्धि, अवाप्ति । 

उपगमः-मनम्‌ [| उप-{-गम्‌+-अप्‌, ल्युट्‌ वा] 1. जाना 
आकृष्ट होना, निकट जाना--सीमन्ते च त्वदुपगमजं 
यत्र नीपं बघूनाम्‌-मेघ ० ६५, तुम्हारा आना--व्यावतं- 
तान्योपगमात्कुमारी रघु०६।६९, ९।५० 2. ज्ञान, 
जानकारी 3. उपलब्धि, अवाप्ति--विश्वासोपगमाद- 
भिन्नगतय:--श० १।१४ 4. संभोग (स्त्री-पुरुष का) 
5. समाज, मण्डली--न पृनरधमानामुपगमः--हि० 
१।१३६ 6. झेलना, भुगतना, अनुभव करना 7. स्वीकृति 
8. करार, प्रतिज्ञा । 

उपगिरि-रम्‌ (अव्य०) [ अव्य° स०-टच्‌ (सेनकस्य 
मतेन) ] पहाड़ के निकट,--रिः उत्तर दिशा में पहाड 
के समीप स्थित देश। 

उपगु (अव्य०) गौ के समीप,--गुः ग्वाला । 

उपगुरुः [ प्रा० स० ] सहायक अध्यापक । 

उपगूढ (भू क० कृ०) [उप+-गूह्‌+-क्त | गुप्त, 
आछिगित,--ढम्‌ आछिगन--उपगूढानि सवेपथूनि च 

1१७, शि० १०।८८, कषण्ठाइलेषोपगूढम्‌ 

--भतुँ ० ३।८२, मेघ० ९७। 

उवगूहनम्‌ | उप+-गूह्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. गुप्त रखना, छिपाना 
2. आलिंगन 3. आश्चर्य, अचम्भा । 

उपग्रहः [ उप--ग्रहू +अप्‌ | 1. कंद, पकड़ 2. हार 
भग्नाशा-मुद्रा० ४२ 3. कैदी 4. सम्मिलित होना 
जोड़ना 5. अनुग्रह्‌, प्रोत्साहन 6. लघु ग्रह | 
केतु आदि) । 


कुण 


उपग्रहणम्‌ [ उप--ग्रह--ल्युट्‌ ] 1. पकड़ना (नीचे से} 
संभाले रखना, (जैसा कि 'पादोपग्रहणम्‌' में) 2. पकड़, 
गिरफ्तारी 3. सहारा देना, बढ़ावा देना 4. वेदाध्ययन 
— वेदोपग्रहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः--रामा० । 

उपग्राहः [ उप--ग्रह ‡-घञ्य्‌ ] 1. उपहार देना 
2. उपहार । 

उपग्राह्मः [ उप~-ग्रह्‌ +ण्यत्‌ | 1. भेंट या उपहार 2 
बिशेष रूप से वह भेंट जो किसी राजा या प्रतिष्ठित 
व्यक्ति को दी जाय, नज्रांना । 


उपघातः [ उप+-हन्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. प्रहार, चोट, अधिक्षेप 
= मनु? २।१७९, याज्ञ० २।२५६ 2. विनाश, बर्बादी 
3. स्पर्श, संपर्क 4. संप्रहार, उत्पीडन 5. रोग 6. पाप। 
उपघोषणम्‌ [ उप--घुष्‌--ल्युट ] ढिढोरा पीटना, प्रकाशित 
करना, विज्ञापन देना । 
उपघ्नः [उप+- हन्‌+-क] 1. अनवरत सहारा-छेदादिवोपघ्न- 
तरोब्रेतत्यौ--रघु० १४१ 2. शरण, सहारा, संरक्षा । 
उपचक्रः [ प्रा० स० ] एक प्रकार का लाल हंस । 
उपचक्षुस्‌ (नपुं०) [ प्रा स० ] चक्षुताल, चश्मा । 
उपचयः [ उप+-चि+-अच्‌ ] 1. इकट्ठा होना, जोड़, अभि- 
वृद्धि 2. वृद्धि, बाढ़, आधिक्य--बल” का० १०५, 
स्वशक्त्युपचये शि० २।५७, ९।३२ 3. परिमाण, ढेर 
4. समृद्धि, उत्थान, अभ्युदय । 
उपचरः [ उप+-चर्‌-।-अच्‌ ] 1. चिकित्सा 
2. निकट जाना । 
उपचरणम्‌ [ उप--चर्‌--ल्युट्‌ ] निकट या समीप जाना । 
उपचाय्यः [ उप+चि+ण्यत्‌ ] एक प्रकार की यज्ञाग्नि । 
उपचारः [ उप+चर्‌--घज्ण ] 1. सेवा, शुश्रूषा, सम्मान, 
पूजा, सत्कार अस्खलितोपचाराम्‌--रघु० ५।२० 
2. शिष्टता, नम्रता, सौजन्य, नम्र व्यवहार (सौजन्य 
का बाह्य प्रदर्शन) °परिभ्रष्टः--हि० १।१३३, 
०विधिर्मनस्विनाम्‌--मालवि० ३।३, “पदं न चेदिदं 
“एकु० ४।९ केवल सम्मान सूचक उक्ति, चाटूकारिता- 
पूर्णं अभिनन्दन 3. अभिवादन, प्रथानुकूल नमस्कार, 
श्रद्धांजलि नोपचारमहेति-श० ३।१८, °यंत्रणया 
--मालवि० ४ “अंजलि:--रघु० ३।११, नमस्कार 
करते समय दोनों हाथ जोड़ना 4. संबोधन या अभि- 
वादन की रीति का एक रूप,--रामभद्र इत्येव मां 
प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य--उत्तर० १, यथा 
गुरुस्तथोपचारेण-६ 5. बाह्य प्रदर्शन या रूप, संस्कार, 
-प्रावृषेण्यैरेव रिङ्ग्मम राजोपचारः -विक्रम० ४ 
6. चिकित्सा, उपचार, इलाज या चिकित्सा का प्रयोग, 
शिशिर”--दश० १५ 7. अभ्यास, अनुष्ठान, संचालन, 
प्रबंध--ब्रतचर्या --मनु० १।१११, १०।३२, कामोप- 
चारेषु--दश°० ८१, प्रेम--बार्ता के संचालन में 
8. श्रद्धांजलि अपित करने या सम्मान प्रदर्शित करने के 


इलाज, 


( 


साधन - प्रकीर्णाभिनवोपचारम्‌ (राजमार्गम्‌) रघु० 
७1४, ५४१, 9. अतः (पूजा, उत्सव या सजावट आदि 
की) कोई भी आवश्यक वस्तु--सन्मंगलोपचाराणाम्‌ 
रघु १०।७७, कु० ७८८, रघु० ६।१, पुजा की 
वस्तुओं या उपचारों की संख्या भिन्न-भिन्न (५, १०, 
१६, १८ या ६४) बतलाई गई है 10. व्यवहार, 
शील, आचरण --वैश्य-शूद्रोपचारं च--मनु० १।११६ 
11. काम में आना, उपयोग 12. घर्मानुष्टान, संस्कार 
“प्रयुक्त पाणिग्रहणोपचारौ--कु० ७।८६, महावी० 
१।२४ 13. (क) आलंकारिक या लाक्षणिक प्रयोग, 
गौण प्रयोग (विप० 'मुख्य' या प्राथमिक भाव') 
~अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात्‌--शारी०, न चास्य 
करधृतत्वं तत्त्वतोऽस्ति इति मुख्येऽपि उपचार एव 
दारण स्यात्‌. -काव्यञ १० (ख) समता के आधार 
पर बना काल्पनिक अभिज्ञान~उभयरूपा चेयं शुद्धा 
उपचारेणामिश्चितत्वात्‌--काव्य० २ 14. रिश्वत 15. 
बहाना शि० १०।२ 16. प्रार्थना, याचना 17. विसयो 
के स्थान में स्‌ या प्‌ का होना 

उपचितिः (स्त्री) [ उप--चि--क्तिन्‌ ] इकट्ठा करना 
संचय करना, वर्धन, वृद्धि । 

उपचूलनम्‌ | उप¬-चूल्‌ {-ल्युट्‌ ] गरम करना, जलाना । 

उपच्छदः | उप-+-छद्‌ -+ णिच्‌ +- घ ] ढक्कन, चादर । 

उपच्छन्दनम्‌ | उप+-छन्द्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ | 1. प्रलोभन 
देकर मनाना या फुसलाना, समझा बुझा कर किसी 
कार्य के लिए उकसाना-उपच्छन्दर्न रेव स्व॑ ते दापयितुं 
प्रयतिष्यते --दश० ६५ 2. आमंत्रण देना । 

उपजनः [ उप--जन्‌ | अन्‌ | 1. जोड़, वृद्धि 2. परिशिष्ट 
3. उगना, उद्गमस्थान । 

उपजल्पनम्‌-पिल्म्‌ [ उप+-जल्प्‌+- ल्यट्‌, वा] 
वातचीत । 

उपजापः | उप अप्‌ +घञ्ञ्‌ | 


बात, 


1. चुपचाप कान में फुस- 


फुसाना या समाचार देना--परकृत्य” मुद्रा० २ , 
2. शत्रु के मित्रों के साथ गुप्त बातचीत, फूट के बीज ; 
बोकर विद्रोह के लिए भड़काना-- -उपजाप: कृतस्तेन | 


तानाकोपवतस्त्वयि---शि० २1९९, उपजापसहान्‌ विल- 
ङघयन्‌ स विधाता नृपतीन्मदोद्धत:-कि० २४७, १६। 
४२ 3. अनैक्य, वियोग । 

उपजीवक,-विन्‌ (वि०) [ उप +जीव्‌+पण्वुल, णिनि 
वा | किसी दूसरे के सहारे रहने वाला, से जीविका 
करने वाला (करण० के साथ या समास में )-जाति- 
मात्रोपजीविनाम्‌---मनु० १२११४, ८1२०, नाना- 
पण्योपजीविनाम्‌ --९।२५७, यूतोपजीब्यस्मि -- मुच्छ० 
२,-(पुं०) पराश्चित, अनुचर -- भीमकान्तैनुपगुणै: 
स बभूवोपजीविनाम्‌ --रघु० ११६ । 

उपजीवनम्‌, जीविका [ उप+-जीव्‌+-ल्युट्‌, क्वुन्‌ वा | | 


२०४ 


) 


1. जीविका 2. जीवन-निर्वाह का साधन, गुजारा 
या वृत्ति- निन्दितार्थोपजीवनम्‌--याज्ञ ३।२३६ 
3. जीविका का साधन, संपत्ति आदि --किचिद्दत्वोप- 
जीवनम्‌---मनु० ९१२०७ | 

उपजीव्य (वि०) [उप--जीव्‌--ण्यत्‌ ] 1. जीविका प्रदान 
करने वाला-- याज्ञ? २२२७ 2. संरक्षक, संरक्षण 
देने वाळा 3. (आलं०) लिखने के लिए सामग्री 
देने वाला, जिससे कि मनुष्य सामग्री प्राप्त करे 
~ सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति-- महा०, 
2 व्यः 1. संरक्षक 2. स्रोत या प्रामाणिक ग्रंथ (जिससे 
कि मनुष्य सामग्री प्राप्त करे) - इत्यलमुपजीव्यानां 
मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण--सा० द० २। 

उपजोषः,-षणम्‌ [ उप¬-जुष्‌+-घञ्ग्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. स्नेह 
2. सुखोपभोग 3. बार-बार करना । 

उपज्ञा [ उप~-ज्ञा+अङ | 1. अन्तः करण में अपने आप 
उपजा हुआ ज्ञान, आविष्कार (प्रायः समास में जहाँ 
नप्‌ ० समझा जाता है) पाणिनेरुपज्ञा पाणिस्युपन्ञ ग्रन्थः 
नासिद्धा०, प्राचेतसोपज्ञं रामायणम्‌---रघु० १५।६३ 
2. व्यवसाय जो पहले कभी न किया गया हो- -लोकेऽ 
भूद्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यश:--रघुवंश पर 
मल्लि० । 

उपढोकनम्‌ [ उप--ढौक्‌-+ल्युट्‌ ] सम्मानपूर्ण भेंट या 
उपहार, नजराना ! 

उपतापः [ उप¬-तप्‌+-घञ््‌ ] 1. गर्मी, आँच 2. कप्ट, 
दुःख, पीडा, शोक-सर्वथा न कञ्चन न स्पृशन्त्युपतापाः 
“का० १३५ 3. संकट, मुसीबत 4. बीमारी - 
5. शीघ्रता, हड़बड़ी । 

उपतापनम्‌ [ उप-+-तप्‌+णिच्‌ -|- ल्युट्‌ | 1. गरम करना 
2. कप्ट देना, सताना । 

उपतापिन्‌ (वि०) [ उप-- तपू ]- णिनि | 1. तपाने वाळा, 
जलाने वाला 2. गर्मी या पीडा को सहन करने वाला, 
बीमार रहने वाला । 

उपतिष्यम्‌ [अत्या० स०] 1. आइलेपा नक्षत्रपृज 2. पुनर्वसु 
नक्षत्र । 

उपत्यका | उप | त्यकन्‌-- पर्वतस्यासन्नं स्थलमुपत्यका 

सिद्धा० ] पर्वत की तलहटी, निम्नभूभाग-- मलय्य- 

द्रेरपत्यका:--रघु० ४४६, एते खलु हिमवतोगिरेरुप- 
त्यकारण्यवासिनः सम्प्राप्ता:--श० ५। 

उपदंशः | उप~+ दंशू-घब््‌ ] 1. भूख या प्यास लगाने 
वाली वस्तु, चाट, चटनी अचार आदि -- द्वित्रानुपदंशा- 
नुपपाद्य-दश० १३३, अग्रमांसोपदंशं पिब नवशाणिता- 
सवम्‌--वेणी ० ३ 2. काटना, डङ्क मारना 3. आतशक 
रोग। 

उपदर्शकः | उप¬-दृश्‌न-गिच्‌~-ण्वुलू | 1. मार्गदर्शक, 
निर्देशक 2. द्वारपाल, साक्षी, गवाह । 


( २०५ ) 


उपदश (वि०) [ ब० व० -ब० स० ] लगभग दस । 

उपदा [ उप-दाउ-अङ | 1. उपहार, किसी राजाया 
महापुरुष को दी गई भेंट, नज्ञराना,--उपदा विविशु 
शश्वन्नोत्सेकाः कोशलेश्वरम्‌ रघु० ४७०, ५४१, 
७1३० 2. रिश्वत, घूस । 

उपदानम्‌,-नकम्‌ | उप--दा-]-ल्युट्‌, कन्‌ च ] 1. आहुति, 
उपहार 2. संरक्षा या अनुग्रह प्राप्त करन के लिए दी 
गई भेंट, जैसे कि रिश्वत । 


उपदिश (स्त्री०)), उपदिशा [प्रा० स०] मध्यवर्ती 
दिशा, जैसे कि ऐशानी, आग्नेयी, नेऋती और 
वायवी । 

उपदेव:,-देवता [ प्रा० स० ] छोटा देवता, घटिया देवता । 

उपदेश: | उप+-दिश्‌+घञा ] 1. शिक्षण, अध्ययन 
नसीहत, निर्देशन--सुशिक्षितो5पि सर्व उपदेशेन निपुणो 
भवति-माल वि० १, स्थिरोपदेशाम्‌पदेशकाले प्रपेदिरे 
प्राक्तनजन्मविद्या:--कु ० १।३०, मालवि० २।१०, श० 
२।३ मन्‌० ८।२१२, अमरु० २६, रघ० १२।५७ 
परोपदेशे पाण्डित्यम्‌-हि० १।१७३ 2. विशिष्ट निर्देश, 
उल्लेख 3. व्यपदेश, बहाना 4. दीक्षा, दीक्षा-मन्त्र 
देना --चन्द्रसूयंग्रहे तीथे सिद्धक्षेत्रे शिवालये, मन्त्रमात्र- 
प्रकथनम्‌ पदेशः स उच्यते । 

उपदेशक (वि०) | उप+दिश्+प्बुल्‌ | शिक्षण प्रदान 
करने वाला, अध्यापन करने वाला,-कः शिक्षक, निर्दे 
शक, गुरु या उपदेष्टा । 

उपदेशनम्‌ [ उप-~+- दिश्‌+-ल्युट्‌ ] नसीहत करना, शिक्षण 
देना | 

उपदेशिन्‌ (वि०) | उप+-दिश्‌+-णिनि ] नसीहत करने 
वाला, शिक्षण देने वाला। 

उपदेष्ट्ू (वि०) | उप+-दिश्‌+- पच्‌ ] नसीहत या शिक्षण 
देने वाला, (पुं०--ष्डा) अध्यापक, गुरु, विशेषकर 
अध्यात्म गुरु,-चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कर्मो- 
पदेष्टा ह्रि:--वेणी० १२३ । 

उपदेहः [ उप~+-दिह्‌ +-घञ्ग्‌ | 1. मल्हम 2. चादर, ढक्कन । 

उपदोहः [ उप+-दुह्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. गाय के स्तनों का 
अग्रभाग 2. दूध दूहन का पात्र । 

उपद्रवः [ उ: दुनअप्‌ | 1. दुःखद दुर्घटना, मुसीबत 
संकट 2. चोट, कष्ट, हानि --पृंसामसमर्थानाम पद्रवा- 
यात्मनो भवेत्कोपः -- पंच० १।३२४, निरुपद्रवं स्थानम्‌ 
"पॅच १ 3. बलात्कार, उत्पीडन 4. राष्ट्र-संकट 


(राजा, दुभिक्ष या ऋतु के प्रकोप से) 5. राष्ट्रीय | 


अशान्ति, विद्रोह 6. लक्षण 
वाळा रोग । 
उपधर्म: [उप--धृ--मत्‌ ] उपविधि, एक अप्रधान या तुच्छ 


अकस्मात्‌ आ टपकने 


घर्म-नियम (विप० 'पर') -मनु० २।२३७, ४१४७ । | 


उपधा [ उप- घा-- अङ | 1. छल, जालसाजी, धोखा- . 


ही, कपट -मनृ० ८१९३ 2. ईमानदारी की जाँच 
या परीक्षण (-धर्माद्र्यत्परीक्षणम्‌--यह चार प्रकार 
[ निष्ठा, निलिप्तता, संयम तथा साहस ] का कहा 
गया हे); (शोधयत्‌) धर्मोपधाभिविप्रांशच सर्वाभिः 
सचिवान्‌ पुतः--कालिका प्र० 3. उपाय, तरकीब-- 
अयशोभिदु रालोके कोपधा मरणादृते --शि० १९५८ 
4. (व्या० में) अन्त्याक्षर से पहला, । सम०--भूत 
बेईमान सेवक,-शुचि (वि०) परीक्षित, निष्ठावान्‌ । 
उपधातुः [प्रा० स०] 1. घटिया धातु, अर्धधातुः गिनती 
में सात हैं :--सप्तोपधातवः स्वर्णमाक्षिकं तारमाक्षि 
कम्‌, तुत्थं कांस्यं च रातिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 
सोनामाखी, रूपामाखी, तूतिया, कांसा, मूर्दाशंख, 
सिदूर और शिलाजीत । 2. शरीर के अप्रधान स्राव 
जो गिनती में छः हे- स्तन्यं रजो वसा स्वेदो दन्ताः 
केशास्तथैव च, ओजस्यं सप्तधातूनां क्रमात्सप्तोपधातवः 
- (दूष, रज, चर्बी, पसीना, दांत, बाल और ओज) । 
उपघानम्‌ [ उप--धा--ल्युट्‌ | 1. ऊपर रखना या 
आराम करना 2. तकिया, गद्देदार आसन-- 
विपुलमुपधानं भुजलता -- भतृं] ३।७९ 3. विशे- 
पता, व्यक्तित्व 4. स्नेह, कृपा 5. धार्मिक अनुष्ठान 
श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गुण---सोपधानां धियं धीराः स्थेयसीं 
खट्वयन्ति ये--शि० २।७७, (यहाँ 'उपधान' का अर्थ 
तकिया भी है ) । 
उपघानीयम्‌ | उप-धा-|- अनीयर्‌ | तकिया । 
उपघारणम्‌ [ उप-~-धृ णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. संचिन्तन, 
विचार-विमर्श 2. खींचना, (अंकुडी द्वारा) खिचाव । 
उपधिः | उप--धा--कि | 1. धोखादेही, बेईमानी,-अरिष्‌ 
हि विजयाथिनः क्षितौशा विदधति सोपधि सन्विदूष- 
णानि कि० १४५, दे० 'अनुपत्रि' भी (विधि 
) सचाई को दवाना, झूठा सुझाव-- मनु० ८। १६५, 
3. त्रास, धमकी, वाध्यता, मिथ्या फुसलाहट--बलो- 
पधिविनिवृंत्तान्‌ व्यवहारान्निवर्तयेत्‌-याज्ञ २।३१, 
८९ 4. पहिये का वह भाग जो नाभि और पुट्ठी के 
बीच का स्थान है, पहिया । 
उपधिकः [ उपधि--ठन्‌ | धोखेवाज, प्रव॑झचक--(दे० 
औपधिक' अधिक शुद्ध रूप) । 
उपधूपित (वि०) | उप+पधृप्‌- कत धूनी दिया गया 
2. मरणासन्न, अत्यन्त पीड़ा-ग्रस्त, - तः मत्यु । 


उपधृतिः (स्त्री) | उप --धृ--क्तित्‌ | प्रकाश की 
किरण । 
उपध्यान: | उप-+ध्मा+ल्युट्‌ | ओप्ठ,- नम्‌ फूँक 


मारना, साँस लेना । 

उपध्मानीयः | उप-:-ध्मा--अनीसर्‌ | प्‌ और फ्‌ से पूर्व 
रहने वाला महाप्राण विसर्ग-उपूपध्मानीयानामोप्टौ 
-ासिद्धा० 


( २०६ ) 


उपनक्षत्रम्‌ [ प्रा० स० | गौण नक्षत्र पुंज, अप्रधान तारा 
(ऐसे तारे गिनती में ७२९ बतलाये जाते हैं) । 

उपनगरम्‌ [ प्रा० स० | नगरांचल । 

उपनत (भू० क० कृ०) | उप--नम्‌--क्त ] आया हुआ, 
पहुंचा हुआ, प्राप्त, आ टपका हुआ आदि । 

उपनतिः (स्त्री>) [ उप+नम्‌+क्तिन्‌ | 1. पास जाना 
2. झुकना, नति, नमस्कार । 

उपनयः [ उप+-नी--अच्‌ ] 1. निकट खाना, ले जाना 
2. उपलब्धि, अवाप्ति, खोज लेना 3. काम पर लगाना 
4. उपनयन संस्कार--जनेऊ पहनाना, वेदाध्ययन की 
दीक्षा देना--गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः, 
बालो वेदाय तद्योगात्‌ बालस्योपनयं विदुः । 5. तर्के- 
शास्त्र में भारतीय अनुमान प्रक्रिया के पाँच अंगों में से 
चौथा-प्रस्तुत विशिष्ट तर्क का प्रयोग-व्याप्तिविरिष्टस्य 
हेतोः पक्षघमंता प्रतिपादकं वचनमुपनय:---तर्क० । 

उपनयनम्‌ [ उप--नी¬-ल्युट्‌ ] 1. निकट ले जाना 
2. उपहार, भेंट 3. जनेऊ-संस्कार -आसमावर्तेनात्कुर्या- 
त्कृतोपनयनो द्विजः--मनु० २1१०८, १७३। 

उपनागरिका [ प्रा० स० | वृत्त्यनुप्रास का एक भेद, 
यह माधुर्य-व्यंजक वर्णो के योग से बनता हैं, उदा० 
तु० काव्य० ९ में दिये गये उदाहरण की--अपसारय 
घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमले, अलमलमालि 
मृणालैरिति बदति दिवानिशं बाला । 

उपनायः,--नायनम्‌ ==दे० उपनय । 

उपनायकः [ उप--नी--ण्वुल्‌ | 1. नाट्य-साहित्य या 
किसी अन्य रचना में वह पात्र जो नायक का प्रधान 
सहायक हो, उदा० रामायण में लक्ष्मण, मालतीमाधव 
में मकरन्द आदि 2. उपपति, प्रेमी । 

उपनायिका [ प्रा० स० ] नाट्य-साहित्य या किसी अन्य 
रचना में वह पात्र जो बायिका की प्रधान सखी या 
सहेली हो जैसे मालतीमाधव में मदयन्तिका । 

उपनाहः [ उप--नह_ + घञ्‌ | 1. गठरी 2. किसी घाव 
पर लगाई जाने वाली मल्हम 3. वीणा की खूंटी 
जिसको मरोड़ने से सितार के तार कसे जाते हैं । 

उपनाहनम्‌ [ उप--नह्‌ ञ-णिच्‌+- ल्युट्‌ ] 1. उबटन आदि 
का लेप 2. मालिश करना, लेप करना । 

उपनिक्षेपः | उप-+-नि+ क्षिप्‌-घञ्‌ ] 1. घरोहर या 
न्यास के रूप में रखना 2. खुली धरोहर, कोई वस्तु 
जिसका रूप, परिमाण आदि बता कर उसे दूसरे को 
संभाळ दिया जाता है--याज्ञ० २।२५, (इस पर मिता० 
कहती हूँ--उपनिक्षेपो नाम रूपसंख्याप्रदर्शनेन रक्षणार्थ 
परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌) । 

उपनिधानम्‌ [ उप-{-नि+-घा¬ल्युट्‌ ] 1. निकट रखना 
2. जमा करना, किसी की देख-रेख में रखना 
3. धरोहर । 


उपनिधिः | उप--नि--धा--कि ] 1. धरोहर, अमानत 
2. (विधि में) मुहरबंद अमानत -याज्ञ० २।२५, 
मनु० ८।१४५, १४९, तु० मेघातिथि--यत्‌प्रदर्शितरूपं 
सचिह्ववस्त्रादिना पिहितं निक्षिप्यते-तु० याज्ञ० २।६५, 
और मिता० में उत्कथित नारद । 

उपनिपातः [ उप--नि +- पत्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. निकट पहुँचना, 
निकट आना 2. आकस्मिक तथा अप्रत्याशित आक्रमण 
या घटना । 

उपनिपातिन्‌ (वि०) [ उप--नि--पत्‌--णिनि | अचा- 
नक आ टपकने वाला,--रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्थाः 
शैं० ६। 

उपनिबन्धनम्‌ | उप+-नि+-बन्ध्‌ +ल्युट्‌ ] 1. किसी कार्यं 
को सम्पादित करने का उपाय 2. बंधन, जिल्द । 

उपनिमन्त्रणम्‌ [ उप+-नि+-मन्त्र+णिच्‌+ल्युद्‌ | आम- 
नत्रण, बुलाना, प्रतिष्ठापन, उद्घाटन । 

उपनिवेशित (वि०) [ उप--नि+- विश्‌ +णिच्‌+-क्त | 
रक्खा गया, स्थापित किया गथा, बसाया गया--कु० 
६1३७, रघु० १५।२९। 

उपनिषद्‌ (स्त्री०) [ उप+-नि+-सद्‌ञ-क्विप्‌ ] 1. ब्राह्मण 
ग्रन्थों के साथ संलग्न कुछ रहस्यवादी रचना जिसका 
मुख्य उद्देश्य वेद के गूढ अर्थ का निश्‍चय करना है 
--भामि० २।४०, मा० १।७ (निम्नांकित ब्युत्पत्तियाँ 
उसके नाम की ब्याख्या करने के लिए दी गई हैँ 
--(क) उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः, 
निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्भवेत्‌ । या (ख) 
निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌, नयत्यपास्त- 
संभेदमतो वोपनिषद्भवेत्‌ । या (ग) प्रवृत्तिहेतून्रि:- 
सेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः, यतोवसादयेद्वियां तस्मादु- 
पनिषङ्भवेत्‌ । मुक्तकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदों 
का उल्लेख है, परन्तु इस संख्या में कुछ और वृद्धि 
हुई है 2, (क) एक गूढ या रहस्यमय सिद्धान्त (ख) 
रहस्यवादी ज्ञान या शिक्षा--महावी० २।२ 3. पर- 
मात्मा के संबंध में सत्य ज्ञान 4. पवित्र एवं धामिक 
ज्ञान 5. गोपनीयता, एकान्तता 6. समीपस्थ भवन । 

उपनिष्करः [ उप+-निस्‌+-क्त-ष ] गली, मुख्यमागे, 
राजमार्ग । 

उपनिष्क्रमणम्‌ [ उप-+ निस्‌ +-क्रम्‌+ल्युट | 1. बाहर 
जाना, निकलना 2. एक घामिक अनुष्ठान या संस्कार 
जिसमें बच्चे को सर्वप्रथम बाहर खुली हवा में निकाला 
जाता हे (यह संस्कार प्राय: चार मास की आयु होने 
पर मनाया जाता है) तु०--मनु० २।३४ 3. मुख्य 
या राजमार्ग । 

उपनृत्यम्‌ [ ब० स० ] नाचने का स्थान, नृत्यशाला । 

उपनेतृ (वि०) [ उप¬-नी¬-तुच्‌ ] जो नेतृत्व करता है, 
या निकट लाता हुँ, ले आने वारू--कु० १।६०, 


( २०७ ) 


मालत्यभिज्ञानस्योपनेत्री--मा० ९, (पुं०--ता) उप- 
नयन संस्कार को कराने वाला गुरु । 

उपन्यासः [ उप+नि-+अस्‌+घज्म ] 1. निकट रखना, 
अगल बगल रखना 2. घरोहर, अमानत 3. (क) 
वक्‍तव्य,सुझाव, प्रस्ताव --पावक: खलू एष वचनोप- 
न्यास:--श० ५ (ख) भूमिका, प्रस्तावना--निर्यातः 
शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजन:--अमरु २३ (ग) 
संकेत, उल्लेख--आत्मन उपन्यासपूर्वमू-श० रे 
4. शिक्षा, विधि । 

उपपतिः [ प्रा० स० | प्रेमी, जार--उपपतिरिव नीचैः 
परिचमान्तेन चन्द्र:--शि० ११।६५ १५६३, मतु० 
३।१५५, ड २१६, २१७। 

उपपत्तिः (स्त्री०) [ उप--पद्ल'क्तिन्‌ ] 1. होना, 
घटित होना, आविर्भाव, उत्पत्ति, जन्म- शि० १।६९, 
भग० १३।९ 2. कारण, हेतु, आधार-कि० २५२ 
3. तके, युक्ति- उपपत्तिमदूजितं वचः--कि० २१, 
युक्तियुक्त 4. योग्यता, औचित्य 5. निइ्चयन, प्रदर्शन, 
प्रदर्शित उपसंहार--उपपत्तिरुदाहृता  बलातू--कि० 
२।२८ 6. (अंकगणित या ज्यामिति में) प्रमाण ,प्रद- 
शन 7. उपाय, तरकीब 8. करना, अमल में लाता, 
प्राप्त करना, सम्पन्न करना--स्वार्थोपपत्ति प्रति 
दुर्बलाश: --रघु० ५१२, तात्पर्यानुपपत्तित:--भाषा ० 
दै» अनुपपत्ति 9. अवाप्ति, प्राप्ति-- असंशयं प्राक्‌ 
तनयोपपत्ते:- रघु ०. १४७८ कि० ३।१। 

उपपदम्‌ [ प्रा? स० ] 1. वह शब्द जो किसी से पूर्व लगाया 
गया हो या बोला गया हो--घनुरुपपदं वेदम्‌ 
--कि० १८।४४, (धनुर्वेदं) -- तस्याः स॒ राजोपपदं 
निशोन्तम्‌--रघु० १६।४० 2. पदवी, उपाधि, सम्मान- 
सूचक विशेषण यथा आयं, शर्मन्‌--कथं निरुपपदमेव 
चाणक्यमिति न आर्य चाणक्यमिति--मुद्राश ३ 
3. वाक्य का गौणशब्द, किसी क्रिया या क्रिया से बने 
संज्ञा (कृदन्त) शब्दों से पूर्व लगाया गया उपसगे, 
निपात आदि शब्द । 

उपप (भू० क० कृ०) [ उपञ-पद्‌ञक्त ] 1. प्राप्त, 
सेबित, सहित, युक्त 2. ठीक, योग्य, उचित, उपयुक्त 
(संबं या अधि० के साथ) - उपपन्नमिदं विशोषणं 
वायोः--विक्रंम० २, उपपन्नमेतदस्मिन्‌ राजनि 
जार? २। 

उपषरीक्षा--क्षणम्‌ [ उप+-परि+- ईक्षु +अङ, ल्युट्‌ वा] 
अनुसंधान, जाँच पड़ताल । 

उपपातः [ उपञ-पत्‌+-घञ््‌ ] 1. अप्रत्याशित | 
2. संकट, मुसीबत, दुर्घटना । 

उपपातकम्‌ [ प्रा? स० ] तुच्छ पाप, जुर्म,--महापातक- 
तुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु, तानि पातकसंज्ञानि 
तन्न्यूनमुपपातकम्‌ । याज्ञ० २२१० । 


उपपादनम्‌ [ उप+-पद्‌+-णिच्‌+-ल्युद्‌ ] 1. कार्यान्वित 
करना, अमल में लाना, संपन्न करना 2. देना, सौंपना, 
प्रस्तुत करना 3. प्रमाणित करना, प्रदर्शन, तके द्वारा 
स्थापना 4. परीक्षा, निश्चयन । 
उपपापम्‌-- उपपातकम । 
उपपादवः-इवेम्‌ [ अत्या० स० | 1. कंघा 2. पाइवाँग, पाव 
3. विरोधी पक्ष । 
उपपीडनम्‌ [ उप~-पीड्‌+णिच्‌+-त्युट्‌ | 1. पेलना, 
निचोड़ना, बर्बाद करना, उजाड़ना 2. प्रपीडित करमा, 
चोट पहुँचाना--व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌-मनु० ६६२, 
१२।८० 3. पीडा, वेदना । 
उपपुरम्‌ [ प्रा” स० ] नगरांचल । 
उपपुराणम्‌ [ प्राश स०] गौण या छोटा पुराण (इनके 
नामों को जानने के लिए दे० अष्टादशन्‌') 
उपपुष्पिका [ अत्या० स०-संज्ञायां कन्‌, टापू, इत्वम्‌ है| 
जम्हाई लेना, हाँफना । 
उपप्रदर्शनम्‌ [ प्रा० स० | निर्देश करना, संकेत करना । 
उपप्रदानम्‌ [ प्रा? स० ] 1. दे देना, सौंप देना 2. रिश्वत, 
उपायन-उपप्रदानैर्मार्जारो हितकृत्प्राथ्यंते जनैः--पंच ० 
१।९५ 3. उपहार । 
उपप्रर्लोभनम्‌ [ प्राश स० ] 1. बहकाना, फुसलाना 
2. रिश्वत, फुसलाहट, ललचाव--उच्चावर्चान्युप- 
प्रलोभनानि - दश० ४८ । 
उपप्रेक्षणम्‌ [ प्रा० स० ] उपेक्षा करना, अवहेलना करन । 
उपप्रेषः [ प्रा० स० ] आमन्त्रण, बुलावा । 
उपप्लवः [ उप--प्लु--अप्‌ ] 1. विपत्ति, दुष्कृत्य, संकट, 
दुःखः, आपदा-अथ मदनबघूरुपप्लवान्तं `` परिपार्यां- 
बभूव--कु० ४४६ जीवन्युनः शरवदुपप्लवेभ्यः 
प्रजाः पासि-रघु० २।४८ 2. (क)दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, 
आघात, कष्ट--क्वसिन्न वाय्वादिरुपप्लवो वः--रघु० 
५।६ मेध० १७ (ख) बाधा, रुकावटे 3. उत्पीडन, 
सताना, कष्ट देना--उपप्लवाय लोकानां घूमकेतुरिबो- 
त्थितः--कु० २।३२ 4. डर, भय, दे० नी० 'उप- 
प्लविन्‌' 5. अपशकुन, अनिष्टकर दैवी उपद्रव 6. विशेष- 
कर सूर्यग्रहण कर चंद्रग्रहण 7. राहु 8. अराजकता । 
उपप्लविन्‌ (वि०) [ उपप्लव+इनि ] 1. दुःखी, कष्टग्रस्त 
2. अत्याचार से पीडित--नुपा इवोपप्छविनः परेभ्यः 
-एरघु० १३।७। 
उपबन्धः [ उप--बन्ध्‌+-घञा | 1. संबंध 2. उपसर्ग 
3. रतिक्रिया का आसन विशेष । 
उपबहः,-बर्हणम्‌ [ वहे. घडा,, ल्युट्‌ वा ] तकिया । 
उपबहु (वि०) [प्रा स० | कुछ, थोड़े बहुत । 
उपबाहुः [अत्या० स०] कोहनी से नीचे का हाथ का भाग । 
उपभडूः [उप भेज त घडा, | 1. भाग जाना, पश्चगमन 
2. (कविता का) एक भाग । 


( २०८ ) 


उपभाषा | प्रा» स० ] बोलचाल को गौण भाषा । 


उपभूत्‌ (स्त्री०) | उप-+-भून-क्विपू, तुकायमः ] यज्ञों में ¦ 


प्रयक्त होने वाला गोल प्याला । 
उपभोगः | उप-+ भुज्‌ 4-घञ््‌ ] 1. (क) रसास्वादन, 
खाना, चखना -न जातु कामः कामानामुपभोगेन 
झाम्यति- मनु० २९४, याज्ञ० २१७१, काम -भग० 
६११ (ख) उपयोग, प्रयोग--श० ४४ 2. रति- 


सुख, स्त्रीसहवास रघु० १४२४ 3. फलोपभोग 
4. आनन्द, संतृप्ति । 
उपमन्त्रणम्‌ [ उप +- मन्त्र्‌ ¦ -ल्यृट्‌ | 1. संबोधित करना, 


आमंत्रण, बुळावा 2. उकसाना, उपच्छंदन । 

उपमन्थनी [ उप +-मन्थ्‌-+- ल्युट्‌ + ङीप्‌ ] अग्नि को उद्दीप्त 
करने वाली लकड़ी । 

उपमर्दः | उप व्यू ] घर्षण, रगड़, दबाव, बोझ 
के नीचे कुचल जाना,- -अन्यासु तावदूपमदंसहासु भृङ्ग 
लोळ विनोदय मनः सुमनोलतासु --सा० द० (यहाँ 
'उपमद का अथ हू. उद्धत व्यवहार या संभोगजन्य 
रतिसुख) 2 नाश, आधात, वध करना 3. झिड़कना 
दुवचन कहना, अपमानित करना 4. भूसी अलग करना 
5. आरोप का निर 

उपसा [ उप +मा 1-अह | 
साम्य 
१७1६९ 


RI । 

टाप्‌ | 1. समरूपता, समता 

स्फुटोपमं शतिसितेन झम्भूना--शि० १४ 
(अळ० शा०) एक दूसरे से भिन्न दो 


पदार्थों की तुलना, तुल्यता, तुलना--साधम्यमपमा 
भेदे 


काठप्र5 १०, सादृश्य संदर वाक्यार्थोपस्कारक- 
रख, या-उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मी- 
रुल्लसति इयोः, हंसीव कृष्ण ते कीर्ति: स्वर्ग ङ्गामवगाहते । 
५१२, उपमा कालिदासस्य--- सुभा० 3. तुलना 
का मापदण्ड --उपमान. यथा वातो निवातस्थो नेंगते 
- सीपमा स्मृता---भग० ६1१९ देऽ (द्रव्य नी०, बहधा 
समासान्ते में 'की भांति' 'मिलते-जलते'---बबधे न 
धापमः-रघु० ११४७, इसी प्रकार अमरोपम, अनपम 
आदि 4. समानता (चित्र, मूति आदि की) । सम० 
ब्रव्यम्‌ तुलना के लिए प्रयुक्त किये जाने वाला 
पदार्थ--सर्वोगमा द्रत समुच्चयन--कु० १।४९। 
उपमातृ (स्त्रो०) स०) 1. दूसरी माता, दूध पिलाने 
वाळी धाय 2. निकट संदंधिनी स्त्री --मातृष्वसा मातु- 
लनी स्त्री यिनृष्वसा, शवश्रू: पूर्वजपत्नी च 
नगेन्द्र । 
उपमानम्‌ [उ1-+ सा + ल्यूट 1. तुलना, समरूपता--जाता- 
स्तेटूवेस्यिमानवा कु० १।३६ 2. तुलना का माप- 
दण्ड जिससे किसी की तुलना की जाय (विप० उपमेय) 
उपमा के चार अपेक्षित गुणों में से एक - उपमानम- 
भूडिलासिनाम्‌---कुर ४५, उपमानस्यापि सखे प्रत्युप- 
मान वपुस्तस्या..--विकम० २।३, शि० २०४९ 


3. (न्या० दर्शन में) सादृश्य, समानता की मान्यता, 
चार प्रकार के प्रमाणों में से एक जो यथार्थ ज्ञान तक 
पहुँचाने में सहायक होता है--इसकी परिभाषा 
-प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌, या, उपमितिकर- 
णमुपमानं तच्च सादृव्यज्ञानात्मकम्‌--तके० । 
उपमितिः (स्त्री०) [ उप-+-मा+क्तिनू | 1. समरूपता 
तुलना, समानता--पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌ -- सा० 
द०, तदाननस्योपमितौ दरिद्रता--नै० ११२४ 
2. (न्या० द० में) सादृश्य, नियमन, सादृश्य से प्राप्त 
वस्तुज्ञान, उपमान के हारा निगमित उपसंहार--प्रत्य- 
क्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे--भाषा० ५२ 3. एक 
अलंकार->उपमा । 
उपमेय (सं० कृ०) [ उप-मार-यत्‌ ) समानता या 
- तुलना करने के योग्य, तुल्य (करण० के साथ या 
समास में) भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्ति: गृहेन-रघु० ६४ 
१८1३४, ३७, कु० ७२, - यम्‌ तुलना करने का 
विषय, तुलनोय (विप० उपमान) - उपमानोपमेयत्वं 
यदेकस्येव वस्तुनः चन्द्रा ५।७, ९ । सम०--उपमा 
एक अळंकार जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना 
इस दृष्टि से क्री जाती हूँ कि उनके समान कोई और 
वस्तु है हो नहीं,-विपर्यास उपमेयोपमानयोः --काव्य ० 
१०॥ 
उपयन्त (पुं) [ उप--यम्‌--तृच्‌ | पति-- अथोपयन्तार- 
मलं समाधिना कु० -५।४५, रघु० ७1१, शि० 
१०।४५ । 
उपयन्त्रम्‌ [ प्राश स० | चीरफाइ का एक छोटा उपकरण 1 
उपयमः | उप+-यम्‌+-अप्‌ | 1. विवाह, विवाह करना 
“कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना - सा० 
द० 2. प्रतिबंध । 
उपयमनम्‌ [ उपक+यम्‌+ल्युटू | 1. विवाह करना 
2. प्रतिबंध लगाना 3. अग्नि को स्थापित करना । 
उपयष्टू (पुं) | उप--यज्‌+-तृच्‌ | यज्ञ के सोलह 
ऋत्विजों में से 'उपयज्‌' का पाठ करने वाला प्रति- 
प्रस्थाता नामक ऋत्विक्‌ । 
उपयाचक (वि०) [ उप+-याच्‌+-ण्बुल्‌ ] मांगने वाला, 
प्रार्थी, विवाहार्थी; भिक्षुक । 
उपयाचनम्‌ [ उप+-याच्‌+-ल्युट्‌ | निवेदन करना, मांगना, 
प्रार्थना करने के लिए किसी के निकट जाना । 
उपयाचित ( भू० क० कृ० ) [ उप+-याच्‌--क्त | जिससे 
मांगा गया हो, या प्रार्थना की गई हो,--तम्‌ 1. निवेदन 
या प्रार्थना 2. मनौती, अपनी अभीप्टसिद्धि हो जाने 
पर देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिज्ञात भेंट 
(चाहे वह कोई पशु हो या मनुष्य) -- निक्षेपी म्रियते 
लुम्यं प्रदास्याम्यृपयाचितम्‌ ` पंच १।१४. अद्य मया 
भगवत्याः करालायाः प्रागुपयाचितं स्त्रीरत्तमुपहर्तव्यम्‌ 


( २०९ ) 


---मा० ५ 3. अपनी इष्टसिद्धि के लिए देवता के 
प्रति प्रार्थना या निवेदन । 

उपयाचितकम्‌ = ऊपर दे०, उपयाचित-सिद्धायतनानि कृत- 
विविधदेवतोपयाचितकानि--का० ६४ | 

उपयाजः [ उप-+-यज्‌ +घज्न_ ] यज्ञ के अतिरिक्त यजु- 
बेंदीय मंत्र । 

उपयानम्‌ [ उप~-या~-ल्युद्‌ | पहुँचना, निकट आना, 
---ह्रोपयाने त्वरिता बभूव--कु० ७।२२। 

उपयुक्त (भू० क० कृ०) [ उप्+युज्‌+क्त | 1. संलग्न 
2. योग्य, सही, उचित 3. सेवा के योग्य, काम का । 

उपयोग: [उप+युज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. काम, लाभ, प्रयोग, सेवन 
--ब्रजन्ति '""""अनङ्गैलेखक्रिययोपयोगम्‌--कु० १।७ 
2. औषधि तैयार करना या देना 3. योग्यता, उपयु- 
क्तता, औचित्य 4. संपर्क, आसन्नता । 

उपयोगिन्‌ ( वि० ) [ उप+युज्‌ +घिनुण्‌ ] 1. काम में 
आने वाला, लाभदायक 2. सेवा के योग्य, काम का 
3. योग्य, उचित । 

उपरक्त (भू० क० क्ृ०) | उप+रज्ज्‌ +रकेत ] 1. कष्ट- 
ग्रस्त, संकटग्रस्त, दुःखी 2. ग्रहण-ग्रस्त 3. रंजित, रंगीन 
--शि० २१८, - क्त: ग्रहूण-ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा । 

उपरक्षः [ उप~- रक्ष +अच्‌ ] अंग रक्षक । 

उपरक्षणम्‌ [ उत+रक्ष्‌+ल्यूट्‌ | पहरेदार, 
चौकी । 

उपरत (भू० क० कुऽ) [ उपञ-रम्‌ +क्त ] 1. निवृत्त, 
विरक्त --रजस्युपरते--मनु० ५।६६ 2. मृत--अद्य- 
ददमो मासस्तातस्योपरतस्य-मुद्रा० ४। सम०-क्मन्‌ 
(वि०) सांसारिक कार्यो पर भरोसा न करने वाला, 
--स्पृह (वि०) इच्छा से शून्य, सांसारिक आसक्ति 
और सम्पतियों के प्रति उदासीन । 

उपरतिः (स्त्री०) [ उप+-रम्‌--क्तिन्‌ ] 1. विरक्ति, 
निवृत्ति 2. मृत्य 3. विषय-भोग से विरक्ति 4. उदा- 
सीनता 5. यज्ञादि विहित कर्मो से विरक्ति, प्रथापालन 
के हेतु किये जाने वाले कर्मकांड में अविश्वास । 

उपरत्नम्‌ [ प्रा० स० | अप्रधान या घटिया रत्न,-उपरत्नानि 
काचश्च कर्परोळमा तथैव च, मुक्ता शुक्तिस्तथा शंख 
इत्यादीनि बहुन्यपि । गुणा यथैव रत्नानामुपरत्नेषु 
ते तथा, किन्तु किचित्ततो हीना विश्षेषोः्यमुदाहूत: । 

उपर (रा) मः [ उप-+-रम्‌+घज् ] 1. विरक्ति, निवृत्ति 
2. परिवर्जन, त्याग 3. मृत्यु । 

उपरमणम्‌ [ उप--रम्‌--ब्युट्‌ | 1. रति सुख से विरक्ति 
2. प्रथानुरूप कर्मकाण्ड से विरति 3. विरक्ति, 
निवृत्ति । 

उपरसः [ प्रा० स० | 1. अप्रधान खनिज धातु 2. गौण 
भाव या आवेश 3. अप्रधान रस । 

उपरागः [ उप-रञ्ज्‌ {घञा ] 1. सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण 
२३ 


गारद, 


उपरागान्ते शशिनः समूपगता रोहिणी योगम्‌ 
--श० ७1२२, शि० २०४५ 2. राहु या शिरोबिदु 
की ओर चढ़ने वाला 3. लाली, लाल रंग, रंग 4. संकट, 
कृष्ट, आघात,--मृणालिनी हैममिवोपरागम्‌ रघु ० 
१६।७ 5. झिड़की, निन्दा, दुवंचन । 

उपराजः [ प्रा स० ] वाइसराय, राजप्रतिनिधि, उप- 
शासक | 

उपरि (अव्य०) [ ऊर्ध्वं +रिल्‌ , उप आदेशः | पृथकूरूप 
से प्रयुक्त होने वाला संबंधबोधक अव्यय (बहुधा 
संबं० के साथ; कर्म० तथा अधि० के साथ विरल 
प्रयोग), निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है- (क) 
ऊपर, अधिक, पर, पै, की ओर (विप० अधः) (संबं? 
के साथ--गतमुपरि घनानाम्‌ --श० ७।७, अवाङमु- 
खस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात-रघु० २।६०, अर्कस्योर्पार 
--श० २८, बहुधा समास के अंत में, रथ”, तरुवर" 
(ख) समाप्ति पर, सिर पर, सर्वानन्दानामुपरि वर्त- 
माना--का० १५८ (ग) परे, अतिरिक्त,-याज्ञ० 
२।२५३ (घ) के संबंध में, के विषय में, की ओर, पर 
-परस्परस्योपरिपर्यचीयत-_रघु० ३।२४-शा० ३।२२, 
तवोपरि प्रायोपवेशनं करिष्यामि--जुम्हारे कारण 
(ङ) के बाद,-मुहर्तादुपरि उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ 
--पा० ३।३। ९ सिद्धा०। सम०-उपरि (उपयुंपरि) 
1. (कर्म और संबं० के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से) 
निम्नांकित. अर्थ प्रकट करता हैँ (क) जरा ऊपर, 
-लोकानुपरय पर्यास्ते माधवः-वोप० (ख) उच्च से उच्च- 
तर, कहीँ ऊँचा, ऊपर, ऊँचाई पर--उपर्युपरि सर्वेषा- 
मादित्य इव तेजसा--मा० 2. (क्रियाविशेषण के रूप 
में) अर्थ है (क), अत्यंत ऊंचाई पर, पर, ऊपर की 
ओर (विप० अघः)-उपर्युपरि पर्यन्तः सर्वं एव दरिद्रति 
--हि० २।२, बहुधा समास में --स्वमुद्रोपरिचिह्ितम्‌ 
--याज्ञ ० १३१९ (ख) इसके सिवाय, इसके अतिरिक्त, 
अधिक, और--शतान्युपरि चेवाप्टौ तथा भूयरच 
सप्ततिः--महा० (ग) बाद में--यदा पूर्व नासीदुपरि 
च तथा नैव भविता ज्ञा २७, सपि: पीत्वोपरि 
पयः पिबेत्‌ू-सुश्रुत--चर (वि०) ऊपर विचरने 
वाला (पक्षी आदि) --तन,-स्थ (वि०) अधिक 
ऊपर का, अपेक्षाकृत ऊँचा,--भागः ऊपर का अंश या 
पाइवे, -भावः ऊपर या अपेक्षाकृत ऊँचाई पर होना 
--भूमिः (स्त्री) ऊपर वाली धरती । 


उपरिष्टात्‌ (अव्य०) [ ऊध्वं +- रिष्टातिल्‌, उप आदेशः | 
1. क्रियाविशेषण के रूप में इसका अर्थ है:-- (क) 
अधिक, ऊपर, ऊँचे--भतृ ० ३।१३१, याज्ञ० १।१०६ 
(ख) इसके आगे, बाद में, इसके पश्चात्‌--कल्याणावतंसा 
हि कल्याणसंपदुपरिष्टाद्भवति-मा० ६, इदमुपरिष्टात्‌ 
व्याख्यातम्‌, अन्त में (ग) के पीछे (विप० पुरस्तात्‌) 


( २१० ) 


2. संबंधबोधक अव्यय के रूप में इसका अर्थ हैः--- (क) 
अधिक, पर (संबं० के साथ, कर्म० के साथ विरल 
प्रयोग) ) शि० ११४३ (ख) सिर से पैर तक (ग) के 
पीछे (संबं के साथ) । 

उपरीतकः | उपरि +-इ +-क्त -- कन्‌ ] रतिक्रिया का आसन 
विशेष ('विपरीतक' भी कहलाता है) --ऊरावेकपदं 
कृत्वा ड्रितीयं स्कन्वसंस्थितं, नारीं कामयते कामी बन्धः 
स्थादुपरीतकः । शब्द० | 

उपरूपकम्‌ | उपगतं रूपक दृश्यकाव्यं सादृश्येन-प्रा० स० ] 
घटिया प्रकार का नाटक, इसके निम्नांकित १८ भेद 
गिनाये गए हैं:--नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टक नाट्य- 
रासकम्‌, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि प्रेंखणं रासकं तथा, 
संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका, दुर्मल्लिका 
प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च। सा० द० २७६। 

उपरोधः | उप +-रुष्‌ न-घडा, | 1. अवबाधा, रुकावट, रोक 
नारघु० ६४४ शि० २०७४ 2. बाधा, कष्ट- 
जतपोवननिवासिचामूपरोचो मा भूत्‌--श० १, अनुग्रहः 
लल्वेप चोउरोधः-.-विक्रम० ३ 3. आच्छादित करना, 
येरा डालना, अवरुद्ध करना 4. संरक्षा, अनुग्रह । 

रोधक (वि०) [ उप ‡-सत्र्‌‡-ण्बुळ्‌ | 1. अववांधक 
2. आड करने वाला, घेरा डालने वाला, - -कम्‌, भीतर 
का कमरा, निजी कमरा । 

उपरोधनम्‌ | उपर्ऊ-रुव्‌ -|- ल्यूद | अवबाधा, रुकावट आदि 
दे० उपरोत्र । 

पलः [ उप +-ला +-क | 1. पत्थर, पाषाण - -उपलशकल- 
मतददूक गोमयानाम्‌ -मुद्रा० ३।१५--कान्ते कथं 
ब्रटिलेवःनरळेत चेतः -श्यंगार० ३, मेव० १९, श० 
१११४ 2. मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न, मणि । 

हालकः | उपळ--कनू | पत्थर,--ला 1. रेत, बालुका 
2. परिष्कृत शर्करा । 

उक्षणम्‌ | उप +-लक्ष्‌ + ल्यूट्‌ | 1. देखना, दृष्टि डालना, 
अंकित करना --वेलोपलक्षणार्थम्‌ -श० ४ 2. चिह्न, 
विशिष्ट या भेदक रूप-विक्रम० ४३३ 3. पद, पदवी 
4. किसी ऐसी बात का ध्वनित होना जो वस्तुत: कही 
न गई हो, किसी अतिरिक्त वस्तु की ओर या अन्य 
किसी समरूप पदार्थ की ओर संकेत जवकि केवळ एक 
का ही उल्लेख किया गया हो, समस्त वस्तु के लिए 
उसके किसी एक भाग का कथन, पूरी जाति को प्रकट 
करने फे छिए व्यक्ति की ओर संकेत आदि (स्वप्रति- 
पादकत्वे सति स्वेतरप्रतिमादकत्वम्‌) --मन्त्रग्रहणं 
व्राह्मणन्याप्यूपलक्षणम्‌ पा० ११।४।८० सिद्धा० । 

उउलब्धिः (स्त्री) [ उप+लभू--क्तिन्‌ ] 1. प्राप्ति, 
अवाप्ति, अभिग्रहण--वृथा हि मे स्थात्स्वपदोपलब्धि: 

'रधु० ५1५६, ८१७ 2. पर्यवेक्षण, प्रत्यक्षज्ञान, 

जान -नाभाव उपलब्धे:--तु० न्या० सू० २1२८ 


3. समझ, मति 4. अटकल, अनुमान 5. संलक्ष्यता, 
आविर्भाव (मोमांसकों ने 'उपलब्धि! को प्रमाण का 
एक भेद माना हैं) दे० अनुपलब्धि' । 

उपलम्भः [उप+-लभ्‌+- घञ्न, नुम्‌ ] 1. अभिग्रहण-अस्मा- 
दङगुलीयोपलम्भात्स्मृतिरुपलब्धा-श० ७ 2. प्रत्यक्ष 
ज्ञान, अभिज्ञान, स्मृति से भिन्न संबोध (अर्थात्‌ अनुभव) 
"प्राक्तनोपलंभ मा० ५ ज्ञातौ सुतस्परशंसुखोपलम्भात्‌ 
--रघु० १४२ 3. निश्‍चय करना, जानना--अविघ्न- 
क्रियोपलम्भाय--श० १ । प 

उपलालनम्‌ | उप-+लल्‌ +णिच्‌-+-ल्यृट्‌ ] लाड प्यार 
करना । 

उपलालिका [ उप~-लल्‌ +-ण्वुळ्‌, इत्वम्‌ ] प्यास । 

उपलिङ्गम्‌ [ प्रा स० ] अपशकुन, दैवी घटना जो अनिष्ट 
सूचक हो । हि 

उपलिप्सा [ उप+लूभ्‌+सन्‌+अ--टाप्‌ ] प्राप्त करने 
की इच्छा । 

उपलेपः [ उप--लिप्‌--घव्य_ ] 1. लेप, मालिश 2. सफाई 
करना, सफ़ेदी पोतना 3. अववाधा, जड होना, 
(ज्ञानेन्द्रियों का) सुन्न होना । 

उपलेपनम्‌ [ उप-+लिप्‌ + ल्युट्‌ ] 1. मालिश, लेप, पोतना 
2. मलहम, उवटन । 

उपवनम्‌ [ प्रा० स० | वाग, बगीचा, लगाया हुआ जंगल 
~-पाण्डुच्छायोपवनवृतथः केतकः सूचिभिन्नैः--मेघ० 
२३, रघु० ८७३, १३।७९, “लता - उद्यान की बल | 

उपवर्णः | उप- वर्ण, +-घञ्ञ, ] सूक्ष्म या ब्योरेवार वर्णन । 

उपवर्णनम्‌ [ उप-+- वर्ण +-त्युट्‌ | सूक्ष्म वर्णन, ब्योरे वार 
चित्रण--अतिञयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ - सुश्रुत, याज्ञ? 
१।३२० । 

उपवर्तनम्‌ [ उप--वृत्‌ +ल्युट्‌ | 1. व्यायामशाला 
2. जिला या परगना 3. राज्य, 4. कीचड़, दलदल | ' 

उपवसथः [ उप-|-वस्‌ + अथ | गाँव । 

उपवस्तम्‌ | उप¬- वस्‌ (स्तम्भ) +-क्त | उपवास, व्रत । 

उपवासः [ उपवस्‌ - घडा, ] 1. ब्रत--सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ 
"याज्ञ १।१७५, ३1१९०, मन्‌० ११।१९६ 
2. यज्ञाग्नि का प्रदीप्त करना । 

उपवाहनम्‌ [ उप- वह +णिच्‌+ल्य्‌ट्‌ ] ले जाना, निकट 
लाना । 

उपवाह्यः-ह्या | उप --वहू + ण्यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] 1. राजा 
की सवारी का हाथी या हथिनी,-- चन्द्रगृप्तोपवाह्यां 
गजवशां- मुद्रा २ 2. राजकीय सवारी । 

उपविद्या [ प्रा० स० ] सांसारिक ज्ञान, घटिया ज्ञान । 

उपविषः-षम्‌ [ प्रा० स० ] 1. कृत्रिम जहर 2. निद्रा- 
जनक, मूर्छाकारी नशीली औषध --अर्फक्षीरं स्नुहीक्षीरं 
तथैव कलिहारिका, धत्तूरः करवीरश्च पंच चोपविषाः 
स्मृताः । 


( २११ ) 


उपवीणयति (ना० धा० पर०) (किसी देवता के आगे) 
वीणा या सारंगी बजाना--उपवीणयितुं ययौ रवेरुदया- 
बुत्तिपयंन नारद: -रघ० ८।३३, ने० ६1६५, कि० 
१०३८ । 

उपवीतम्‌ [ उप--वे-+-क्त ] 1. जनेऊ संस्कार, उपनयन 
संस्कार 2. जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसको हिन्दू जाति 
के प्रथम तीन वर्ण धारण करते हँ--पिन्यमंशमुपवीत- 
लक्षणं मातृऊं च धनुरूजितं दधत्‌ - रघु० ११६४, कु० 
६।६, शि० १७, मनु० २४४, ६४, ४३६] 

उपबृंहगम्‌ [ उप--बृंह + ल्युट्‌ | वृद्धि, सञ्चय । 

उपबेदः | प्रा० स० | घटिया ज्ञान, वेदों से निचले दर्जे का 
ग्रन्थसम्‌ह । उपवेद गिनती में चार हैं, और प्रत्येक वेद 
के साथ एक एक उपवेद संलग्न हैं-उदा ०, ऋग्वेद के साथ 
आयुर्वेद (सुश्रुत आदि विद्वानों के मतानुसार आयुर्वेद 
अथवंवेद का उपवेद हे) यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद या 
सैनिक शिक्षा, सामवेद के साथ गांधर्ववेद या संगीत और 
अथवंवेद के साथ स्थापत्य-शस्त्रवेद या यान्त्रिकी । 

उपवेशः-शनम्‌ [ उप--विश्‌--घव्म , ल्युट्‌ वा ] 1. बैंठना, 
आसन जमाना जैसा कि प्रायोपवेशन में 2. संलग्न 
होना 3. मलोत्सर्ग । 

उपबणवम्‌ [| उप-{-वेण्‌+-अण्‌ ] दिन के तीन काल 
“अर्थात्‌ प्रातः काळ, मध्याह्वकाल और सायंकाल 
त्रिसंध्या । 

उपव्याख्यानम्‌ [ प्रा० स० ] बाद में जोड़ी हुई व्याख्या या 
टाका । 

उपव्याघ्रः [ प्रा० स० | एक छोटा शिकारी चीता । 

उपशमः | उप+शम्‌ + घञ्ज्‌ ] 1. शान्त होना, उपशान्ति, 
सान्त्वना --कुतोऽस्या उपशमः-वेणी० ३, मम्युर्दुःसह 
एष यात्युपशमं नो सान्त्ववादैः स्फुटम्‌--अमरु ६, 
निवृत्ति, रोक, परिसमाप्ति 2. विश्राम, छुट्टी, विराम 
3. शान्ति, स्थैर्य, धैय 4. ज्ञानेन्द्रियों का नियन्त्रण । 

उपशमनम्‌ [ उप--शम्‌ +-णिच्‌+-ल्यट्‌ ] 1. शान्त करना, 
शान्ति रखना, चुप करना 2. लघूकरण, 3. बुझाना, 
विराम । 

उपइष्यः [| उप+-शी--अच्‌ ] 1. पास लेटना 2. माँद, घात 
का स्थान--शि० २८० | 

उपशल्यम्‌ [ अत्या० स० | ग्राम था नगर के बाहर का 
खुला स्थान, नगरांचछ, उपनगर--अर्थोपशल्ये रिपु- 
मम्नशल्यः---रघु० १६।३७, १५।५०, शि० ५१८ । 

उपशाखा [ प्रा? स० | गौण शाखा, अप्रधान शाखा । 

उपझान्तिः (स्त्री) | प्रा० स० ] 1. विराम, शमन, प्रश- 
मन --रघु० ८।३१., अमरु ६५ 2. आइवासन, 
अभिशमन । 

उपशायः [| उप-+-शी+-घञ्ग्‌ ] बारी-बारी से सोना, दूसरे 
पहरेदारों के साथ रात को सोने की बारी। 


उपञझालम्‌ | अत्या० स० ] घर के निकट का स्थान, घर 
के आम का सहन,--लम्‌ (अव्य०) घर के निकट । 

उपशास्त्रम्‌ [ प्रा० स० ] लघु विज्ञान या ग्रन्थ । 

उपशिक्षा-क्षणम्‌ | उप+-शिक्ष्‌+-अ, ल्युट्‌ बा | अधिगम, 
सीखना, प्रशिक्षण । 

उपशिष्यः [ प्रा० स० ] शिष्य का शिष्य- शिष्योपशिष्यै- 
रुपगीयमानमवेहि तन्मण्डनमिश्रधाम उद्भट । 

उपशोभनम्‌-शोभा [ उप+-शुभ्‌+-ल्युट्‌, अ वा ] सजाना, 
अलंकृत करना । 

उपशोषणम्‌ [ उप--शुष्‌+ णिच्‌-ल्युट्‌ ] 
मुर्झाना । 

उपश्रुतिः (स्त्री) | उप-+-श्रु+ वितन्‌ ] 1. सुनना, कान 
देना 2. श्रवण-परास 3. रात को सुनाई देने वाली 
मूर्तिमती निशादेवी की भविष्यसूचक देववाणी- नक्तँ 
निर्गत्य यत्किचिच्छुभाशुभकरं वचः, श्रूयते तद्विदुर्धीरा 


सूखना, 


देवप्रश्‍नमुपश्रतिम्‌ । हारा०, परिजनोऽपि चास्याः 
सततमुपश्रुत्यं निर्जगाम का० ६५ 4. प्रतिज्ञा, 
स्वीकृति । 


उपश्लेषः,-षणम्‌ [ उप--रि्लिष्‌--चञ्ग्‌, ल्युट्‌ वा] 
1. पास पास रखना, संपर्क 2. आलिंगन । 

उपइलोकयति (ना० धा० पर०) कविता में स्तुति करना, 
प्रशंसा करना । 

उपसंयमः | उप¬-सम्‌+-यम्‌+-अप्‌ ] 1. दमन करना, 
रोकना, बांधना 2. सृष्टि का अंत, प्रलय । 

उपसंयोगः | उप-+-सम्‌ +युज्‌--घव्न | गौण संबंध, 
सुधार । 

उपसंरोहः [ उप+-सम्‌+-रुह,+-घञ््‌ ] एक साथ उगना, 
ऊपर उगना, अंगूर आना (ज़रूम भरना ) । 

उपसंवादः [ उप+-सम्‌+वद्‌ + घडा ] करार, संविदा । 

उपसंव्यानम्‌ [ उप1-सम्‌¬-व्यञ-ल्यृट्‌ ] अन्तः पट,-अन्तरं 
बहिर्योगोपसंव्यानयो:--पा० १। १।३६। 

उपसंहरणम्‌ | उप+सम्‌+ह+ल्युट्‌ | 1. हटा लेना 
वापिस लेना 2. रोक रखना 3. बाहर निकालना 
4. आक्रमण करना, हमला करना । 

उपसंहारः [| उप--सम्‌--हृ+-घञ् | 1. एक स्थान पर 
कर देना, सिकोड़ देना 2. वापिस लेना, रोक रखना 
3. संचय, संघात 4. बटोरना, समेटना, समाप्ति 
5. (किसी भाषण की) इति श्री 6. सारसंग्रह, संक्षिप्त 
विवरण 7. संक्षेप, संहृति 8. पूर्णता 9. विनाश, मृत्यु 
10. आक्रमण करना, हमला करना । 

उपसंहारिन्‌ (वि०) [ उप+ सम्‌+ ह+ घिनुण्‌ ] 1. समा- 
बिष्ट करने वाला 2. एकांतिक, अपवर्जी । 

उपसंक्षेपः [ उप+-सम्‌+ क्षिप्‌+घञ्ञ्‌ ] सार, सारांश, 
संक्षिप्त विवरण । 

उपसंख्यानम्‌ | उप+-सम्‌+-ख्या+-त्युट्‌ | 1. जोड़ना 


( २१२ } 


2. बाद में जोडा हुआ, वृद्धि, अतिरिक्त निर्देशन (यह 
शब्द प्रायः कात्यायन के वातिकों के लिए प्रयुक्त होता 
हे, जिनका आझय पाणिनि के सूत्रों में रही छट व 
भूलों को सुधारना हे, अतः ये परिशिष्ट का काम 
देते हैं) उदा०-जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ 


तु० इष्टि 3. (व्या० में) रूप और अर्थ की दृष्टि से | 


प्रत्यादेश । 

उपसंग्रहः,-हणम्‌ [ उपन॑-सम्‌-+ ग्रह -अपू,ल्युट्‌ वा] 
1. प्रसन्न रखना, सहारा देना, निर्वाह करना 2. सादर 
अभिवादन (चरण स्पर्श करते हुए) स्फुरति रभसा- 
त्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च--महावी ० २।३० 3. स्वी- 
करण, दत्तक लेना 4. विनम्र संबोधन, अभिवादन 
5. एकत्रीकरण, मिलाना 6. ग्रहण करना, (पत्नी के 
अंगीकार करना रूप में)-दारोपसंग्रह:--याज्ञ ७ १५६ 
7. (बाहरी) परिशिष्ट, कोई ऐसी वस्तु जोया तो 
उपयोगी हो, अथवा सजावट के काम आवे, उपकरण । 

उपपत्तिः (स्त्री) | उत-+-सद--क्तित्‌ ] 1. संयोग, मेल 
2. सेवा, पूजा, परिचर्या 3. भेंट, दान । 

उपसदः [उप-|-सद्‌-|-क] 1. निकट जाना 2. भेंट, दान । 

उपसदनम्‌ | उप-+-स्‌-+-ल्यट्‌ ] 1. निकट जाना, समीप 
पहुंचना 2. गुरु के चरणों में बैठना, शिष्य बनना 
तत्रोपसदनं चक्रे द्रोणस्येष्वस्त्रकमंणि--महा० 
3. पास-पड़ौस 4. सेवा । 

उपसंतानः | उप-: सम्‌ तनु +घज्ण ] 
संयोग 2. संतति । 

उपसंवानम्‌ [उ1-:-सम्‌ ;-धान-ल्युट्‌] जोड़ना, मिलाना । 

उषसन्यासः [ उप-†- सम्‌-;-नि+-अस्‌ --घज्ण ] डाल देना, 
छोड़ देना, त्याग देना । 

उपसमाधानम्‌ [ उप+सम्‌--आ-+-धारन-ल्युदट्‌ ] एकत्र 


1. अव्यवहित 


करना, ढेर लगाना--उपसमाधानं राशीकरणम्‌ 
-सिद्धा० । 
उपसंपत्तिः (स्त्रीश) [| उप-+-सम्‌ + पद्‌-+- क्तिन्‌ ] 


1. समीप जाना, पहुँचता 2. किसी अवस्था में प्रविष्ट 
होना । 

उवसंपन्न (भू० क० कृ०) [ उप+सम्‌+पद्‌+-क्त ] 1. 
उपलब्ध 2. पहुँचा हुआ, 3. उपस्कृत, अन्वित 4. यज्ञ 
में बलि दिया गया (पशु), बलि दिया गया--मनु ० 
५।८१,--न्नम्‌ मसाला । 

उपसंभाषः,-षा | उप-+-सम्‌+भाष +घज्यू, अ वा | 
1. वार्ताछाप---कि० ३।३ 2. मैत्रीपूर्ण अनुरोध--उप- 
संभाषा उपसांत्वनम्‌-पा० १।३।४७ सिद्धा० । 

उपसरः [ उप-।-सृ-{- अप्‌ | 1. (सांड का गाय की ओर) 
अभिगमन 2. गाय का प्रथम गर्भ-गवामुपसर:-सिद्धा ० । 

उपसरणम्‌ [उप¬- सृ-ल्युट्‌ | 1. (किसी की ओर) जाना 
2. जिसकी शरण ग्रहण की जाय । 


उपसर्गः [उप+-सृज्‌ + घञ्‌] 1. बीमारी, रोग, रोग से 
उत्पन्न कृशता आदि विकार- क्षीण हन्यश्चोपसर्गा 
प्रभूताः-सुश्रुत 2. मुसीबत, कष्ट, संकट, आघात, 
हानि--रत्न० १।१० 3. अपशकुन, अनिष्टकर प्राकृ- 
तिक घटना 4. ग्रहण 5. मृत्यु का लक्षण या चिह्न 
6. धातु के पूर्व लगने वाळा उपसर्ग --निपाताइचादयो 
ज्ञेयाः प्रादयस्तूपसर्गकाः, द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोका- 
दवगता इमे। गिनती में उपसर्ग २० हैं--तथाहि 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌ या निर्‌, दुस्‌ या 
दुर्‌, वि, आ (ङ) नि, अधि, अपि, अति, सु, उद्‌ 
अभि, प्रति, परि, उप; या २२ यदि निस्‌-निर्‌ और 
दुस्‌-दुर्‌ को अलग २ शब्द समझा जाय। इन उपसर्गों 
की विशेषता के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैँ। एक 
सिद्धान्त के अनुसार तो धातुओं के अनेक अर्थ होते है 
(अनेकार्था हि धातवः), जब उपसर्ग उन धातुओं के 
पूर्व जोड़े जाते हैँ तो वह केवळ धातुओं में पहले से 
विद्यमान--परन्तु गुप्त पड़े हुए--अथ को प्रकाशित 
कर देते हैं, वह स्वयं अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करते 
क्योंकि वह हैं ही अर्थहीन । दूसरे सिद्धान्त के अन्‌- 
सार उपसर्ग अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते है, वह 
धातुओं के अर्थो में सुधार करते हैं, बढ़ाते हैं, और 
कई उनके अर्थो को बिल्कुल बदल देते हैं-तु० सिद्धा० 
--उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार- 
संहारविहारपरिहारवत्‌ । और तु» धात्वर्थं बाधते 
कश्चित्कश्चित्तमनुवतेते, तमेव वि क उपसर्ग- 
गतिस्त्रिधा । 

डउपसर्जनम्‌ [उप+-सृज्‌+-ल्युट्‌] 1. उड़ेलना 2. मुसीबत, 
संकट (ग्रहण आदि), अपशकुन 3. छोड़ना 4. ग्रहण 
लगना 5. अधीनस्थ व्यक्ति या वस्तु, प्रतिनिधि 6 
व्या० में) वह शब्द जिसका अपना मूल स्वतंत्र स्वरूप 
ब्यूत्तत्ति के कारण या रचना में प्रयुक्त होने के कारण 

नष्ट हो गया हो और जब कि वह दूसरे शब्द के अर्थ 

का भी निर्धारण करे (विप० प्रधान) । 

उपसर्पः [उप-+-सृप्‌+-घञ््‌ | समीप जाना, पहुँच । 

उपसर्पणम्‌ [उप-{-सप्‌+-ल्युट्‌] निकट जाना, पहुँचना, 
अग्रसर होना । 

उपसर्या [उप-+सु->यत्‌्-+-ठाप्‌ | गर्मायी हुई या ऋतुमती 
गाय जो साँड़ के उपयुक्त हो । 

उपसुन्दः [प्रा० स०] एक राक्षस, निकुंभ का पुत्र तथा सुद 
का भाई । 

उपसूर्थकम्‌ [उपसूर्य + कन्‌] सूर्यं मण्डल या परिवेश । 

उपसृष्ट (भू० क० कृ०) [उप--सूजू--क्त] 1. मिलाया 
हुआ, संयुक्त, संलग्न 2 भूत-प्रेताविष्ट, या भूत-प्रेत 
ग्रस्त--उपसृप्टा इव क्षद्रारिष्ठितभवना:--का० १०७ 
3. कष्टग्रस्त, अभिभूत; क्षतिग्रस्त---रोगोपसृष्टतनुदुवं- 


( २१३ ) 


सति मृमक्षुः--रघ्‌ ० ८।९४ 4. ग्रहण-ग्रस्त 5. उपसर्ग- 
युक्त (घातु) - क्रबद्रहोरुपसृष्टयोः कर्म--पा० १।४। 
३८,---ष्टः ग्रहण से ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा,ष्टम्‌ 
मैथुन, संभोग । 

उपसेकः-उपसेचनं [उप --सिच्‌+-घञ्ञ, ल्युट्‌ वा] 1. उड़े- 
लना, छिड़कना सींचना 2. भौगना, रस,--नी कडइछी 
या कंटोरी जिससे उड़ेला जाय । 

उपसेवनम्‌, -सेवा [ उप+सेव्‌+ल्यूटू, अनटाप्‌ वा | 
1. पूजा करना, सम्मान करना, आराधना 2. उपासना 
--राज”--मन० ३॥६४ 3. लिप्त ` होता--विषय' 
4. काम लेना, (स्त्री का) उपभोग करना-परदार' 
--मनु० ४१३४ | 

उपस्करः [उप--कृ--अप्‌, सुट्‌] 1. जो किसी दूसरी वस्तु 
को पूरा करने के काम आवे, संघटक, अवयव 
2. (अतः) (सरसों, मिर्च आदि) मसाला जो भोजन को 
स्वादिष्ट बनाये 3 सामान, उपबन्ध, उपांग, उपकरण 
--शि० १८।७२ 4. घर-गृहस्थी के काम की वस्तु 
(जेसे झाड़) याज्ञ १८३, २1१९३, मनु० ३।६८ 
१२६६, ५1१५० 5. आभूषण 6. निन्दा, बदनामी । 

उपस्करणम्‌ [उप--क-+ल्युट, सुद्‌] 1. वध करना, क्षत- 
विक्ष। करना 2. संचय 3. परिवर्तन, सुधार 
4. अध्याहार, 5. बदनामी निन्दा । 

उपस्कारः [उप--क-।-घडा,सुट्‌] 1. अतिरिक्तक, परि- 
शिष्ट, 2. अध्याहार-- (न्यून पद की पूति) --साकां 
क्षमनुपस्कारं विष्वग्गतिनिराकुलम्‌-कि० ११1३८ 
3. सुन्दर बनाना, सजाना, शोभायुक्त करना--उक्तमे- 
वार्थं सोपस्कारमाह--रघु० ११४७ पर मल्लि० 
4. आभूषण 5. प्रहार 6. संचय । 

उपस्कृत (भू ० क० कु०) [उप--कृ-- "क्त, सुट्‌] 1. तैयार 
किया हुआ 2. संचित 3. सजाया गया, अलंकृत किया 
गया 4. अध्याहूत 5. सुधारा गया । 

उपस्कृतिः (स्त्री०) [उप+-कृ+-क्तिन्‌, सुट्‌] परिशिष्ट । 

उपस्तम्भः-भनम्‌ [उप+ स्तम्भ्‌ +-घञ्म्‌, ल्युट्‌ वा] 1. टेक, 
सहारा 2. प्रोत्साहन, उकसाना, सहायता 3. आघार, 
नींव, प्रयोजन । 

उपस्तरणम्‌ [उप--स्तृ--ल्युट 1. फैलाना, बिछाना, 
बखेरना 2. चादर, 3. बिस्तरा 4. कोई बिछाई हुई 
(चादर आदि) --अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 

उपस्त्री (स्त्री०) [प्रा० स०] रखल । 

उपस्थः [उप-{-स्थात-क] 1. गोद 2. (शरीर का) मध्य 
भाग, पेडू,--स्थः--स्थम्‌ 1. (स्त्री या पुरुष की) जनने- 
न्द्रिय, विशेषतः योनि--स्नानं मौनोपवासेज्या स्वा- 
घ्यायोपस्थनिग्रहाः--याज्ञ० ३।३१४ (पुरुष का लिग) 
स्थूलोपस्थस्यलीषु--भत्‌ं ० १।२० (स्त्री की योनि) 
हस्तौ पायुरुपस्थशच-याज्ञ० ३।९२ (यहाँ यह शब्द दोनों 


अर्थो में प्रयुक्त है) 2. गुदा 3. कूल्हा । सम०--निग्नहः 
इन्द्रियदमन, संयम-- याज्ञ? ३।३१४,_ दलः पत्रः, 
पीपल का वृक्ष (क्योंकि इसके पत्ते स्त्री-योनि के 
आकार के समरूप होते हैं) 

उपस्थानम्‌ [उप¬- स्था-ल्युट्‌ | उपस्थिति, सामीप्य 
2. पहुँचना, आना, प्रकट होना, दर्शन देना 3. (क) 
पुजा करना, प्रार्थना, आराधना, उपासना--सूर्योपस्था- 
नात्प्रतिततिवृत्तं पुरूरवसं मामुपेत्य- विक्र० १, सूयंस्यो- 
पस्थानं कुर्वे:-विक्रम ० ४, याज्ञ० १२२, (ख) अभिवा- 
दन, नमस्कार 4. आवास 5. देवालय, पुण्यस्थल, मन्दिर 
6. स्मरण, प्रत्यास्मरण, स्मृति-याज्ञ० ३। १६०। 


उपस्थापनम्‌ [उप¬-स्थाऋ-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. निकट रखना 
तैयार होना 2. स्मृति को जगाना 3. परिचर्या, सेवा । 

उपस्थायकः [उप+-स्था+-्वृल्‌] सेवक । 

उपस्थितिः (स्त्री) [उप~-स्थाञ-क्तिन्‌] 1. पास जाना 
2. सामीप्य, विद्यमानता 3. अवाप्ति, प्राप्ति 4. सम्पन्न 
करना, कार्यान्वित करना 5. स्मरण, प्रत्यास्मरण 
6. सेवा, परिचर्या । 

उपस्नेहः [ उप स्निह,-+-घञ्ञ्‌ ] गीला. होना । 

उपस्पशः-शंनम्‌ [ उप-{-स्पृश्‌+- घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. स्पर्श 
करना, सम्पर्क 2. स्नान करना, संक्षालन, घोना 
3. कुल्ला करना, आचमन करना, मार्जन करना, (अंगो 
पर जल के छींटे देना---एक धार्मिक कृत्य) 

उपस्मृतिः (स्त्री०) [ प्रा” स० ] लघु धर्मशास्त्र या विधि 
ग्रन्थ (यह संख्या में १८ है) 

उपस्रवणम्‌ [ उप¬-स्रु+-ल्युट्‌ ] 1. रज का मासिक स्राव 
होना 2. बहाव । 

उपस्वत्वम्‌ [ प्रा० स० ] राजस्व, लाभ (जो भूमि अथवा 
पुँजी से प्राप्त हो) । 

उपस्वेदः [ उप+-स्विद्‌+ घडा ] गीलापन, पसीना । 

उण्हत (भू० क० कृ०) [ उप+-हन्‌+-क्त ] 1. क्षत- 
विक्षत, जिस पर आघात किया गया हो, क्षीण, पीडित, 
चोट लगा हुआ - कु० ५।७६ 2. अभिभूत, आबद्ध, 
आहत, पराभूत-- दारिद्र्य”, लोभ, दर्प”, काम”, 
शोक? आदि 3. सर्वथा विनष्ट--कथमत्रापि दैवेनो- 
पहता वयम्‌--मुद्रा० २, दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूर्व 
विपर्यंस्यति-मुद्रा० ६।८ 4. निदित, भर्त्सना किया गया, 
उपेक्षित 5. दूषित, कलुषित, अपवित्रीकृत - शारीरं- 
मलैः सुराभिर्मदर्वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम्‌ - विष्णु । 
सम०-- आत्मन्‌ क्षुब्धमना, उद्विग्नमना,-- दृश्‌ (वि०) 
चौंधियाया हुआ, अंघा किया गया--कि० १२।१८ 
-ण्षी (वि०) मूढ़ । 

उपहतक (वि०) | उपहत-+-कन्‌ | हतभाग्य, अभागा । 

उपहतिः (स्त्री) [ उप+हन्‌ + क्तिन्‌ | 1. प्रहार 2. वध 
हत्या । 


( २१४ ) 


उपहत्या [ प्रा० स० ] आँखों का चौंधियाना । 

उपहरणम्‌ | उप+-हू+-ल्युट्‌ | 1. निकट लाना, जाकर 
लाना 2. ग्रहण करना, पकड़ना 3. देवता आदि को 
भेंट प्रस्तुत करना 4. बलिपशु देना 5. भोजन 
परोसना या बाँटना । 

उपहसित (भू० क० कृ०) | उप--हस्‌-!-क्त ] मजाक 
उड़ाया गया, भत्संना किया गया,--तम्‌ व्यंग्यपूर्ण 
अट्टहास, हंसी उड़ाना । 

उपहस्तिका [ उपहस्त+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] पान-दान, 
~-उपहस्तिकायास्ताम्बूलं कर्पूरसहितमुद्धृत्य-- दश० 
११६। 

उपहारः | उप--हू घडा ] 1. आहुति 2. भेंट, उपहार 
~ रघु० ४८४ 3. वलि-पशु, यज्ञ, देवता का नजराना 
रघु १६।३९ 4. सम्मान-सूचक भेंट, अपने 
बड़ों को उपहार देना 5. सम्मान 6. झांति के मूल्य 
स्वरूप क्षति पूरक उपहार--हि० ४११० 7. अभ्या- 
गतों में परोसा गया भोजन । 


उपहारिन्‌ (वि०) | उपहार-णिनि ] देने वाला; उपहार 
प्रस्तुत करने वाला, छाने वाला । 

उपहालकः [ ? | कुन्तल देश का नाम | 

उपहासः [ उपन हस्‌ पघडा, | 1. मजाक उड़ाना, हंसी- 
दिल्‍लगी--रघु० १२।३७ व्यंग्यपूर्णे अट्टहास 3. हंसी 
मजाक, खेलकूद । सम० - आस्पदम्‌ - पात्रम्‌ उपहास 
की सामग्री, भांड, उपहास्य । 

उपहासक (वि०) | उप+हस्‌+पण्बुल्‌ ] हुंसी-मजाक 
उड़ाने वाला,---कः विदूषक, दिल्लगी बाज । 

उपहास्य (जि०, सं० कृ०) |उप--हस्‌ --ण्यत्‌] मजाकिया 
तां गम्‌ या या--हंसी मजाक की वस्तु बनना, 
ठिठोलिया--गमिष्याम्यूपहास्यताम्‌ रघु० १।३। 

उपहित (वि०) [ उप)-धा+-क्त ] रक्खा गया, दे० उप- 
पूर्वक 'धा । 

उपहुतिः (स्त्री) [ उप¬- हे 1 क्तिन्‌ ] बुलावा, आह्वान, 
निमंत्रण, --शि० १४।३० । 

उपह्वरः [ उप+-ट्वृ+-घ | एकान्त या अकेला स्थान, 
निजी जगह--उपह्वरे पुनरित्यझिक्षयं धनमित्रम्‌ 
-~दश० ५४ 2. सामीप्य । 

उपह्वानम्‌ [ उप-- द्वे ल्युट्‌ | 1. बुलाना, निमंत्रित 
करना 2. प्रार्थना मंत्रों के साथ आवाहन करना । 

उपांशु (अव्य०) [ उपगता अंशवो यत्र | 1. मन्द स्वर 
से, ळानाफूसी 2. चुपके से, गुप्तरूप से-परिचेतुमृपांशु- 


धारणाम्‌ू--रघ० ८।१८- शुः मन्द स्वर में की गई ; 


प्रश्य॑ता, मंत्रों का जप करना तु०, मनु० २।८५। 
उपाक रणम्‌ [ उप--आ-:-कु“ल्युट्‌ | 1. आरंभ करने के 

लिए निमंत्रण, निकट लाना 2. तैयारी, आरम्भ, उप- 

क्रम 3. प्रारंभिक अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ वेद-पाठ 


| 


| 
| 
| 


1 
१ 


का उपक्रम - तु० उपाकमंन्‌,--वेदोपाकरणाख्यं कर्म 
करिष्ये-- श्रावणी मंत्र । 

उपाकर्मन्‌ (नपु०) [ उप--आ-| कु--मनिन्‌ ] 1. तैयारी, 
आरंभ, उपक्रम 2. वर्षारंभ के पश्चात्‌ वेदपाठ के 
उपक्रम से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान (तु० 
श्रावणी) याज्ञ० १।१४२, मनु० ४।११९। 

उपाकृत (भू० क० कृ०) [ उप+आ~-कृ--क्त ] 
1. निकट लाया हुआ 2. यज्ञ में बलि दिया गया 
3. आरब्ध, उपक्रांत । 

उपाक्षम्‌ (अव्य०) [ अव्य° स० | आँखों के सामने, अपने 
समक्ष । 

उपाख्यानम्‌-नकम्‌ [ उप+-आ¬-ख्या+-ल्युट्‌ पक्षे कन्‌ च ] 
छोटी कथा, गल्पया आख्यायिका- उपाख्यावैविना 
तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधे:-- महा ० । 

उपागमः [उप+-आ~- गम्‌ +- अप्‌] 1. निकट जाना, पहुँचना 
2. घटित होना 3. प्रतिज्ञा, करार 4. स्वीकृति । 

उपाग्रम्‌ [ प्रा० स० ] 1. चोटी या किनारे के निकट का 
भाग 2. गौण अंग । 

उपाग्रहणम्‌ [ उप--आ--ग्रह --ल्युट्‌ ] दीक्षित होकर 
वेदाध्ययन करना । 

उपाङ्कम्‌ [प्रा स०] 1. उपभाग, उपशीर्षक 2. कोई छो 
अंग या अवयव 3. परिदिष्ट का पुरक 4. घटिया 
प्रकार का अतिरिक्त कार्य 5. विज्ञान का गौण भाग 
~_ वेदांगों के परिशिष्ट स्वरूप लिखना गया ग्रन्थ समूह 
(ये चार हैं - पुराणन्यायमीमांसाघमं शास्त्राणि) । 

उपचारः [ उप+-आ--चर--घञ््‌ | 1. (वाक्य में शब्द 
का) स्थान 2. कार्यविधि । 

उपाजे (अव्य०) (केवल 'कृ' धातु के साथ प्रयोग) 
-र्‍्सहारा देना--उपाजेकृत्य या कृत्वा--सहारा देकर 
झापा० १४७३ सिद्धा०। 

उपाञ्जनम्‌ [उप--अज्ज्‌ | ल्युट्‌]-- मलना, लोपना (गोवर 
आदि से) पोतना (सफेदी, चूना आदि)-मनु० ५१०५, 
१२२।१२४, मठादेः (सुधागोमयादिना संमार्जनानु- 
लेपनम्‌--मेधातिथि) । 


उपात्ययः | उपञ-अति~+-इ-~+-अच्‌ ] उल्लंघन करना, 
(प्रचलित प्रथा से) विचलन । 
उपादानम्‌ [ उप--आ+-दा+-ल्युट्‌ | 1. लेना, प्राप्त 


करना, अभिग्रहण करना, अर्वाप्त करना--बिश्रब्धं 
ब्राह्मणः शूद्रात्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌-मनु० ८।४१७, 
विद्या--का० ७५ 2. उल्लेख, वर्णन 3. समावेश, 
मिलाना 4. सांसारिक पदार्थो से अपनी ज्ञानेन्द्रियों व 
मन को हटाना 5. कारण, प्रयोजन, प्राकृतिक या 
तात्कालिक कारण--पाटवोपादानो भ्रमः--उत्तर० 
३, अने० पा० 6: सामग्री जिनसे कोई वस्तु बने, 
भौतिक कारण -निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च 


( २१५ ) 


वेक्षणात्‌ - अधिकरणमाला 7. अभिव्यंजना की एक 
रीति जिसमें अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के 
अतिरिक्त न्युनपद की पूर्ति भी अध्याहार द्वारा कर 
ली जाती है-स्वसिद्धये पराक्षेपः''' उपादानम्‌-काव्य० 
२॥ सम०-कारणम्‌ भौतिक कारण--प्रकृति- 
इचोपादानकारण च ब्रद्माप्युपगन्तव्यम्‌-जारी ०,-लक्षणा 
==अजहत्स्वार्था, दे० काव्य» २, सा० द० १४ भी । 

उपाधि: [ उप+-आ-+धा-+कि ] 1. जालसाजी, धोखा, 
दाँव 2. प्रवंचना, (वेदान्त मे) छद्यवेप धारण करना 
3. विवेचक या विभेदक गुण, विशेषण, विशेषता 
-तदुपधावेव सद्'ेतः--काव्य० २, यह चार प्रकार 
का है -जाति, गुण क्रिया, तथा संज्ञा 4. पद, उपनाम 
(भट्टाचार्य, महामहोपाध्याय, पंडित आदि) 5. सीमा, 
(देश काल आदि को) अवस्था (बहुधा वेदान्तदर्शन में) 
6. प्रयोजन, संयोग, अभिप्राय 7. (तर्क में) किसी 
सामान्य वात का विशेष कारण 8. जो व्यक्ति अपने 
परिवार का भरण-पोपण करने में सावधान ह । 

उपाधिक (वि०) [ अत्या० स० ) अधिक, अधिसंख्य, 
अतिरिक्‍त । 

उपाध्याय: [ उपेत्याधीयते अस्मात्‌- उप-+अधि्इ+ 


घडा | 1. अध्यापक, गुरु 2. विशेषतः अध्यांत्मगुरु, | 


घमंथिक्षक {उपशिक्षक जों वेद के किसी भाग को 
केबल पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए पढ़ाता हैं -- 
आचार्य से निम्न पदवी का) तु०--मनु० २।१४१, 
एकदेश तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः, योऽध्यापयति 
वृत्त्यर्थमुपाध्याय: स उच्यते । दे० “अध्यापक' और 
'आचार्य' के नीचे भी, ---या स्त्री-अध्यापिका,- यी 
1. अध्यापिका 2. गुरुपत्नी । 

उचाध्यायानो | उपाध्याय --डीष्‌, आनुकू ] गुरुपत्नी । 

उपानह (स्त्री०) [ उप--नह_ |. विवप्‌ उपसर्गदीर्घः | 
चप्पल, जूता--उपानद्गूढपादस्य सर्वा चर्मावृतेव भूः 
--हि> १।१२२, मनु० २।२४६, इवा यदि क्रियते 
राजा स कि नाइनात्युपानहम्‌ - हि० ३।५८। 

उपान्तः [ प्रा. स० | 1. किनारी, छोर, गोट, पल्ला, सिरा 
- - उपान्तयोनिष्कुषितं विहडगे:--रघु० ७1५०, कु० 
३।६९, ७।३२, अमरु २३, उत्तर? १।२६ वल्कल? 

-का० १०६ 2. आँख को कोर --रघु० ३।२६ 

3. अव्मबहित सान्निध्य, पड़ौस--तयोरुपान्तस्थित सिद्ध- 
संनिकम्‌ --रघु० ३।५७, ७1२४, १६।२१, मेघ० २४ 
4. पाइवंभाग, नितम्ब -मेघ० १८। 

उपान्तिक (वि०) | प्रा० स० | निकटस्थ, समीपी, पहौसी, 
--कम्‌ पड़ोस, सामीप्य । 

उपान्त्य (वि०) | उपान्त+यत्‌ | अन्तिम से पूवं का 
-- उत्तमपदमुपान्त्यस्योपलक्षणार्थम्‌-सिद्धा ० ,-त्यः आँख 
की कोर,-स्थम्‌ पडौस । 


उपाय: | उप--इ-- धळ ] 1. (क) साधन, तरकीव, 
युक्ति--उपायं चिन्तयेत्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ 
-- पंच० १।४०६, अमरु २१, मनु० ७1१७७ ८1४८. 
(ख) पद्धति, रीति, कूटचाल 2. आरम्भ, उपक्रम 
3. प्रयत्न, चेष्टा --भग० ६1३६, मनु० ९1२४८, १०।२ 
4. शत्रु पर विजय पाने का साधन (यह चार हैं 
सामन्‌, समझौता-वार्ता, दावम्‌-रिश्वत, भेद:-फूट 
डालना और दंड;--सजा देना (सीधा घावा बोलना), 
कुछ लोग तीन और जोड़ देते हूँ--माया-- धोखा, 
उपेक्षा-दाव-पेच, अवहेलना, इंद्रआल-जादू-टोना करना, 
इस प्रकार कुछ संख्या सात हुई) ,--चतुर्थोपायसाध्ये तु 
रिपौ सान्त्वमपक्रिया --शि० २।५४, सामादीनामुपा- 
यानां चतुर्णामपि पण्डिता-मनु ० ७1१०९ 5. सम्मिलित 
होना (गायन आदि में) 6. पहुंचना । सम ०--शलुष्ट- 
यम्‌, शत्रु के विरुद्ध की जाने वाली चार तरकीबें --दे० 
'ऊ०--जञ (वि०) तरकीब निकालने में चनुर--तुरीयः 


| «“चौथी तरकीव अर्थात्‌ दंड,--योगः साधन या युक्ति का 


प्रयोग -मनु० ९।१० । 

उपायनम्‌ [ उप--अय्‌--ल्युट्‌ | 1. निकट जाना पहुंचना 
2. शिष्य बनना 3. किसी धार्मिक संस्कार में व्यस्त रहना 
4. उपहार, भेट--मालविकोपायनं प्रेषिता ---मालति० 
१, तस्योपायनयोग्यानि वस्तूनि सरिता पति:--कु० 
२।३७, रघु० ४।७९। 

उपारम्भः [ उप+-आ+-रभ्‌+-घञ्ञ्‌, नुम्‌ ] आरंभ, उप- 
क्रम, शुरू । 

उपार्जनम्‌- ना [ उप--अर्ज + ल्युट्‌, 
लाभ उठाना । 

उषार्थ (वि०) [ ब० स० ] थोड़े मूल्य का । 

उपारम्भः ~ भनम्‌ | उप+अ+लभ्‌ --घञ्य्‌, नुम्‌, ल्युट्‌ 
वा ] 1. दुर्वचन, उलाहना, निन्दा---अस्था महदुपाल- 
म्भनं गतोऽस्मि~श० ५, तवोपालम्भे पतिताऽस्मि-- 
मालवि० १, तुम्हारा उलाहना सिर-माथे पर 
2. विलंब करना, स्थगित करना । 

उपावतंनम्‌ [ उप+-आ+वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वापिस आना 
या मुडना, लौटना-त्वदुपावर्तनर्शाङकु मे मन: (करोति) 

- रघु० ८५३ 2. धमना, चक्कर काटनां 

3. पहुँचना । 

उपाश्रयः | उप~-आ¬-श्रि अच्‌ ] 1. अवलंब, आश्रय, 
सहारा-- भर्तु ० २1४८ 2. पात्र, पाने वाला 3. भरोसा, 
निर्भर रहना। 

उपासकः [ उप आस्‌+-ण्वूर ] 1. सेवा में उपस्थित, 
पूजा करने वाला 2. सेवक, अनुचर 3. शूद्र, निम्न- 
जाति का व्यक्ति । ७ 

उपासनम्‌ -ना | उप-+आस्‌ ल्युट्‌, युच्‌ वा | 1. सेवा, 
हाजरी, सेवा में उपस्थित रहना 2. शील खलोपास- 


युच्‌ वा] कमाना, 


( २१६ ) 


नात्‌ (विनश्यति) पंच० १1१६९, उपासनामेत्य पितुः ¦ 
स्म सुज्यते - न॑० १४३४, मनु० ३३१०७, भग० १३।७, ¦ 
याज्ञ० ३1१५६ 2. व्यस्त, तुला हुआ, जुटा हुआ : 
"सँगीत मृच्छ० ६, मनु० २।६९ 3. पूजा, आदर, : 
आराधना, शराभ्यास 5. वामिक मनन 6. यज्ञाग्नि । : 

उपासा [ उप--आस्‌ 4-अर्न-टापू ] 1. सेवा, हाजरी ¦ 
2. पूजा, आराधना 3. धाभिक मनन । | 

उपास्तमनम्‌ [ प्रा० स० ] सूर्य छिपना । 

उपास्तिः (स्त्री०} [ उप--आस्‌--क्तिन्‌ ] 1. सेवा, सेवा ! 
मे उपस्थित रहना (विशेषतः देवता की) 2. पूजा, 
आराधना । | 

उपास्त्रम्‌ | प्रा० स० ] गौण या छोटा हथियार । | 

उपाहारः [ प्रा० स० | हल्का जलपान (फल, मिष्टान्न 
आदि) । 

उपाहित (भू० क० कृ०) [ उप+-आ--धा+-क्त ] 
1. रक्खा आया, जमा किया गया, पहना गया आदि 
2. संबद्ध, सम्मिलित,-तः आग से भय, या आग से 
होने वाला विनाश । 

उपेक्षणम्‌ == उपेक्षा । 

उपेक्षा [ उप~-ईक्षञ अ~ टाप्‌ ] 1. नजर-अंदाज करना, 
लापरवाही बरतना, अवहेलना करना 2. उदासीनता, 
घृणा, नफ़रत--कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌ --रघु० 
१४।६५ 3. छोइना, छुटकारा देना 4. अवहेलना, 
दांव पेच, मक्कारी (युद्ध में विहित ७ उपायों में 
से एक) । 

उपेत (भू० क० कु०) [ उप -इ-+-क्त ] 1. समीप आया 
हुआ, पहुँचा हुआ 2. उपस्थित 3. युक्त, सहित 
(करण० के साथ या समास में)--पुत्रमेवं गुणोपेतं 
चक्रवतिनमाप्तुहि--श० १।१२। 

उपेन्द्रः [उपगत इन्द्रम्‌ --अनुजत्वात्‌ ] विष्णु या कृष्ण, (इन्द्र 
के छोटे भाई के रूप में अपने पाँचवें अवतार (वामन) 
के अवसर पर) दे० इन्द्र, उपेन्द्र- बज्चादपि दारुणों- 
उसि -गीत० ५, यदुपेन्द्रस्त्वमतीन्द्र एवं सः--शि० 
११।७० । 

उपेयः (सं० कऽ) [उप+-इ+-यत्‌ ] 1. पहुँचने के योग्य 
2. प्राप्त कर लेने के योग्य 3. किसी भी साधन से 
प्रभावित होने के योग्य । 

उपोढ (भू० क० कृ०) | उ1+-वह्‌ +-क्त ] 1. संचित, 
एकत्र किया हुआ, जमा किया हुआ 2. निकट लाया 
हुआ, निकटस्थ 3. युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध 4. आरब्ध 
5. बिवाहित । 

उपोत्तम (वि०) [ अत्या० स० ] अन्तिम से पूर्वं का, 
--मम्‌ (अक्षरम्‌) अन्तिम अक्षर से पूवं का अक्षर । 

उपोद्घातः [ उप+- उद्‌ +हन्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. आरम्भ 
2. प्रस्तावना, भूमिका, 3. उदाहरण, समुपयुक्त तर्क या 


दृष्टान्त 4. सुयोग, माध्यम, साधन- तत्रतिच्छन्दक- 
मुपोद्घातेन माधवान्तिकमुपेयात्‌--मा० १ 5. विइले- 
षण, किसी वस्तु के तत्त्वों का निश्चय करना । 

उपोद्बलक (वि०) [ उप+-उद्‌+-बल्‌¬-ण्बुल्‌ ] पुष्ट 
करने वाला । 

उपोद्बलनम्‌ [ उप+-उद्‌+-बल्‌-ल्युट्‌ ] पुष्ट करना, 
समर्थन करना । 

उपोषणम्‌--उपोषितम्‌ [ उप--वस्‌--ल्युट्‌, क्त वाँ 
उपवास रखना, ब्रत । 

उप्तिः (स्त्री०) [ वप्‌+-क्तिन्‌ ] बीज बोना । 

उब्ज्‌ (तुदा० पर०) (उब्जति, उन्जित) 1. भींचना, 
दबाना 2. सीधा करना । 

उभ्‌, उम्भ (तुदा० क्रया० पर०) (उभति या उम्भति, 
उभ्नाति, उम्भित)1. संसीमित करना 2. संक्षिप्त करना 
3. भरना--जलकुम्भमृम्भितरसं सपदि सरस्याः समान- 
यन्त्यास्तेभामि० २।१४४ 4. आच्छादित करना, ऊपर 
बिछाना --सर्वमर्मसु काकुत्स्थमौम्भत्तीक्ष्णेः शिलीमुखैः 
भट्टिः १७८८] 

उभ (सर्वे० वि०) (केवल द्विवचन में प्रयुक्त) [उ-{ भक्‌] 
दोनों,--उभौ तौ न विजानीतः--भग० २।१९, कु० 
४४३ मनु० २।१४, शि० ३।८। 

उभय (सर्व०, वि०) (स्त्री०--यी) [उभूञ-अयट्‌] 
(यद्यपि अर्थ की दृष्टि से यह शब्द द्विवचनांत हैं, 
परन्तु इसका प्रयोग एक वचन और बहुबचन में ही 
होता है, कुछ वैयाकरणों के मतानुसार द्विवचन में भी) 
दोनों (पुरुष या वस्तुएँ) --उभयमप्यपरितोषं समर्थये 
जाश० ७, उभयमानशिरे वसुधाधिपाः--रघु० ९।९, 
उभयीं सिद्धिमुभाववापतुः--८।२३, १७1३८, अमरु 
६०, कु० ७७८, मनु० २।५५, ४।२२४, ९।३४। 
सम०--चर (वि) जल, स्थळ या आकाश में विचरण 
करने वाला, जल स्थल चारी,-- विद्या दो प्रकार की 
विद्याएँ, परा और अपरा, अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या और 
लौकिक ज्ञान, - विध (वि०) दोनों प्रकार का, 
- वेतन (वि०) दोनों स्थानों से वेतन ग्रहण करने 
वाला, दो स्वामियों का सेवक, विश्वासघाती, व्यंजन 
(वि०) (स्त्री और पुरुष) दोनों के चिल्ल रखने वाला, 
न सैभिवः उभयापत्ति, दुविधा । 

उभयतः (अव्य०) {उभय-~+-तसिल्‌] 1. दोनों ओर से, 
दोनों ओर, (कमं० के साथ) --उभयतः कृष्णं गोपाः 
=-सिद्धा० याज्ञ? १५८, मन्‌० ८1३१५ 2. दोनों 
दशाओ में 3. दोनों रीतियों से--मनु० १।४७,। सम० 
-—दत्‌,--दन्त (वि०) दोनों ओर (नीचे और ऊपर) 
दाँतों की पंक्ति वाला,--मनु० १।४३,--मुख (वि०) 
1. दोनों ओर देखने वाला 2. दुमुंहा (मकान आदि) 
(--खो) ब्याती हुई गाय-याज्ञ० १।२०६-७। 


( २१७ ) 


उभयत्र (अव्य०) |उभय--त्रलू] 1. दोनों स्थानों पर, 
2. दोनों ओर 3. दोनों अवस्थाओं में--मनु० ३1१२५, 
१६३! 

उभयथा (अव्य०) [उभय--थाल | 1. दोनों रीतियों से 
--उभयथापि घटते-विक्रम० ३ 2. दोनों दशाओ में । 

उभय (ये) द्यः (अव्य०) | उभय-~-द्युस्‌, एद्युस्‌ वा] 
1. दोनों दिन 2. आगामी दोनों दिन । 

उम्‌ (अव्य०) !उम्‌--डम्‌| (क) क्रोध (ख) प्रश्नवाच- 
कता (ग) प्रतिज्ञा या स्वीकृति और (घ) सौजन्य या 
सान्त्वना को प्रकट करने वाला विस्मयादि द्योतक 
अव्यय । 

उमा {ओः शिवस्य मा लक्ष्मीरिव, उ शिवं माति मन्यते 
पतित्वेन मा+क वा तारा०] 1. हिमवान्‌ और मेना की 
पुत्री, शिव की पत्नी, कालिदास नाम की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार करता है --उ मेति (ओह, बस अब तपस्या न 
करें) मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी 
जगाम-कु० १।२६, उमावृषाङ्कौ--रधु० ३।२३ 
2. प्रकाश, आभा 3. यश, ख्याति 4. झान्ति, प्रशान्तता 
5. रात 6. हल्दी, 7. सन । सम०--गुरुः--जनकः 
हिमालय पर्वत (उमा का पिता होने के नाते),--पतिः 
शिव --मुहुरनुस्मर्‍्यन्तमनुक्षपं तरिषुरदाहमुमापतिसेविनः 
---कि० ५1१४, इसी प्रकार °ईशः, °वल्लभः, “सहाय: 
आदि,--सुतः कातिकेय या गणेश । 

उम्ब (बु) रः [उम्‌-वृन-अच्‌ पृषो०] तरंगा, द्वार 
की चौखट की ऊपर वाली लकड़ी । 

डरः [उर्‌--क] भेंड । 

उरगः (स्त्री) - गो) [उरसा गच्छति, उरस्‌+- गम्‌-ड, 
सलोपइच | 1. सर्प, साँप -- अंगुलीवोरगक्षता--रघु० 
१।२८, १२।५, ९१ 2. नाग या पुराणों में वणित 
मानव मूख वाला अर्धदिव्य साँप-देवगन्धर्वमानुषोरग- 
राक्षसान्‌-नल० १।२८, मन्‌० ३।१९६ 3. सीसा, 
एक नगर का नाम--रघु० ६।५९। सम०--आरिः 
-““अशनः,--शत्रुः 1. गरुड़ (साँपों का शत्रु) 2. मोर 
~ -इृन्द्रः,-- राजः वासुकि या शेषनाग, प्रतिसर (वि०) 


विवाह-मद्विका के स्थान में साँप रखने वाला,--भषणः । 


शिव (सांपों से सुभूषित),--सारचन्दनः,-- नम्‌ एक 
प्रकार की चन्दन की रूकड़ी,-स्थानम्‌ नागों का 
आवासस्थान अर्थात्‌ पाताल । 

उरड्रः--गमः {उरस्‌+गम्‌+-खच्‌, सलोपः, मुमागमश्च] 
साँप । 

उरणः (स्त्री०--णी) [ऋ¬-क्यु, उत्वं, रपरश्च | 1. भेडा, 

वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति--महा० 

2. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मार दिया था,--णी 
पेड़ी । 

उरणकः [उरण + कन्‌] 1. भेडा, मेष 2. बादल । 
२८ 


उरञ्रः [उरु उत्कटं भ्रमति इति- उरु)-भ्रम्‌ञड पृषो० 
उलोप: | भेड़, मेष। 

उररी (अब्य०) [उर्‌--अरीक्‌ बा०] 1. सहमति या 
स्वीकृति बोधक अव्यय (इस अर्थ में यह शब्द कृ, भू 
और अस्‌ धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है--तथा 
गतिसंज्ञक या उपसर्ग समझा जाता हे, इसी लिए 'उर- 
रीकृरवा' न बनकर 'उररीकृत्य' बनता हूँ, इस शब्द 
के रूपान्तर हूँ--उरी, उरुरी, ऊरी और ऊरुरी) 2 
विस्तार (उररीकृ [तना० उभ०] सहमति देना, अनु- 
मति देना, स्वीकार करना --गिर न काँ कामुररीचकार 
--भामि० २।१३, शि० १०।१४) 

उरस्‌ (नपुं०-- उरः) [ऋ-असुन्‌, उत्वं रपरश्च] छाती, 
वक्षःस्थल - व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः--रघु० ११३, कु० 
६।५१, उरसि कृ छाती से लगाना । सम०-- क्षतम्‌ 
छाती की चोट,--ग्रहः---घातः छाती का रोग, फेफड़े 
की झिल्ली की सूजन, प्ल्रिसी,---छद: चोली, अँगिया, 
--्राणम्‌ कवच, सौनावन्द --शि० १५।८०,~- जः, 
--भूः उरसिजः, उरसिरुहः स्त्री की छाती, स्तन, 
~ रेजाते रुचिरदृशामूरोजकुम्भौ-शि० ८५३, २५, 
५९, -भूषणम्‌ छाती का आभूषण, सूत्रिका मोतियों 
का हार जो छाती के ऊपर लटक रहा हो,- -स्थलम्‌ 
छाती, वक्षःस्थल । 

उरसिल (वि०) [ उरस्‌+-इलच्‌ ] विशाल वक्षःस्थल 
बाला ! 

उरस्य (वि०) | उरस्‌+यत्‌ | 1. औरस सन्तान 2. एक 
ही वर्ण के विवाहित दम्पती का पुत्र या पुत्री 3. उत्तम, 
--स्यः पुत्र । 

उरस्वत्‌ (वि०) [ उरस्‌+- मतुप्‌, मस्य वः ] विशाल वक्षः- 
स्थल वाला, चौड़ी छाती वाला । 

उरी स्वीकृतिबोधक अव्यय-दे० उररी (उरीकृ अनुमति 

देना, अनुज्ञा देना, स्वीकृति देना --दक्षेणोरीकृतं त्वया 

--भट्टि० ८११, रघु० १५।७० 2. अनुसरण करना, 

आश्रय लेना. अयि रोषमुरीकरोषि नोचेत्‌--भामि० 

१४४ | 

(वि०) (स्त्री०--रु,-र्वौ) तु० (वरीयस्‌, उ० अ० 

वरिष्ठ) 1. विस्तृत, प्रशस्त 2. महान्‌, बडा--रघु० 

६1७४ 3. अतिशय, अधिक, प्रचुर 4. श्रेष्ठ, मूल्यवान्‌ 

कीमती । सम०,--कौति (वि०) प्रख्यीत, सुविख्यात 

--रघु० १४७४,--क्रम: वामनावतार के रूप में 

विष्णु भगवान्‌,--गाय (वि०) उत्तम व्यक्तियों द्वारा 

जिसका स्तुतिगान किया गया हो-अस्व० ६१,- मार्गः 

लंबी सडक,-- विक्रम (वि०) पराक्रमी, बलशाली, 

= स्वन (वि०) ऊँची आवाज वाला, अत्युच्च शब्द- 

कारी,--हारः मूल्यवान्‌ हार । 

उरुरी=उररी 


उरु 


( 


उरूकः--उलकः । 

उर्णनाभः [ उर्णेव सूत्रं नाभौ गर्भेन्स्य--ब० स० ] मकड़ो, 
तु० अर्णवाभ । 

उर्णा [ ऊर्णु--ड ह्वस्वः ] 1. ऊन, नमदा या ऊनी कपड़ा 
2. भौवां के बीच केशवुत्त--दे० ऊर्णा । 

उर्षटः | उरु- अट्‌-अच्‌ ] 1. बछड़ा 2. वर्ष । 

उर्वरा | उर शस्यादिकमृच्छति--ऋह{- अच्‌ ] 1. उपजाऊ 
भूमि--शि० १५६६ 2. भूमि । 

उर्वशी [ उरून्‌ महतोऽपि अनृते वशीकरोति --उरु--अश्‌ 
त-क गौरा० डीम्‌ - तारा० ] इन्द्रलोक की एक 
प्रसिद्ध अप्सरा जो पुरूरवा की पत्नी बनी; (उर्वश्षी 
का ऋग्वेद में बहुत उल्लेख मिलता हैं; उसकी ओर 
दृष्टि डालते ही मित्र और वरुण का वीर्य स्खलित हो 
गया --जिरासे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ 
[ दे० अगस्त्य ] मित्र और वरुण द्वारा शाप दिये जाने 


पर बह इस लोक में आई और पुरूराव की पत्नी वनी, | 


-जिसको कि उसने स्वर्ग से उतरते हुए देखा था तथा 
जिसका उसके मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह 
कुछ समय तक पुरूरवा के साथ रही, परन्तु शाप की 
समाप्ति पर फिर स्वर्गलोक चली गई । पुरूरवा 
को उसके वियोग से अत्यन्त दुःख हुआ, परन्तु वह 
एक वार फिर उसे प्राप्त करने में सफल हो गया । 
उवंशी से 'आयुस्‌' नाम का पुत्र पैदा हुआ--और फ़िर 
वह सदा के लिए पुरूरवा को छोड़ कर चली गई । 
विक्रमोर्वशीय में दिया गया वृत्त कई बातों में भिन्न है, 
पुराणों में उसको नारायण मुनि की जंघा से उत्पन्न 
बताया गया है) । सम०-- रमण---वल्लभः---सहायः, 
पुरूरवा । 

उर्वारुः | उरू -ऋ--उण्‌ ] एक प्रकार की ककड़ी, दे० 
'इर्वारु' । 

उर्वी [ अणु + कु, तलोपः, ह्वस्वः, डीष्‌ ] 1. “विस्तृत 
प्रदेश भूमि स्तोकमुर्व्या प्रयाति--श० १॥७, जुगोप । 
गोरूपधरामिवोर्वीम्‌ रघू० २।३, १।१४, ३०, ७५, 
२।६६ 2. पृथ्वी, धरती 3. खुली जगह, मैदान ! 
सम०---ईश:,--ईश्वर:, --घवः, - पतिः राजा,---धरः 
1. पहाड़ 2. शेपनाग,--भूत्‌ (पुं०) 1. राजा 2. पहाड, 
--रुहः वृक्ष--शि० ४७। 

उलपः | वल्‌--कपच्‌, संप्रसारण | 1. लता, बेल 2. कोमल 
तृण - गोगभिणीप्रियनवोलपमालभारिसब्योपकण्ठविपि- 
नावलयो भवन्ति-मा० ९२, शि० ४१८ । 

उल्‌पऱ्स्दे० उलप । 

उलूकः [ बल्‌ --ऊक संप्रसारण ] 1. उल्लू --नोलूकोप्य- 
वलोकते यदि दिवा मूर्यस्य कि दूषणम्‌--भर्तृ ० २1९३, 
मि नुदमुलूकः प्रीतिमांश्‍चक्रवाक:--शि० ११६६४ 


SEEN 


2. इन्द्र । 


२१८ 


) 


उलूखलम्‌ [ ऊर्ध्वं खम्‌ उलूखम्‌, पृषो० छा--क ] ओखली 
(जिसमें धान कूटे जाते हैं)- अवहननायोलूखलम्‌ 
“महा ०, मनु० ३।८८, ५।११७। 
उलूखलकम्‌ [ उलूखल-कन्‌ ] खरल । 
उलूखलिक (वि०) [ उलूखल-+-ठन्‌ ] खरल में पीसा 
हुआ । 
उलूतः | उल्‌ +-ऊतच्‌ ] अजगर, शिकार को दबोच कर 
मारने वाला विषहीन सर्प । 
उलूपी [? ] नाग कन्या (यह कौरव्य नाग की पुत्री थी, 
` एक दिन जब वह गंगा में स्नान कर रही थी, उसकी 
दृष्टि अर्जून एर पड़ी । वह उसके रूप पर मुग्ध हो 
गई, फलतः उसने अर्जुन को अपने घर पाताल लोक 
में लिवा लाने का प्रबन्ध किया। वहाँ पहुँचने पर 
उसने अर्जुन से अपने आपको पत्नीरूप में स्वीकार 
करने की प्रार्थना की जिसे अर्जुन मे बड़े संकोच के 
साथ स्वीकार किया । “इरावान्‌ नास का एक पुत्र 
उलूपी से पैदा हुआ। जब बभ्रुवाहन के तीर से 
अर्जुन का सिर कट गया था तो उस समय उलूपी की 
सहायता से ही उसे पुनर्जीवन मिला) । 
उल्का | उष्‌ +-कक्‌--टाप्‌, षस्य लः ] 1. आकाश में रहने 
वाला दाहक तत्त्व, लूक -शि० १५।९१, मनु० १।३८. 
याज्ञ १।१४५ 2. जलती हुई लकड़ी, मसाल 3. अग्नि, 
ज्वाला --मेघ० ५३ | सम०-- धारिन्‌ (वि०) मशालची 
पातः उल्कापिड का टूट कर गिरना,--मुखः एक 
राक्षस या प्रेत (अगिया बैताल) >मनु० १२।७१, 
मा० ५।१३। 
उल्कुषो [ उल+-कुष्‌+-क-+-डीध्‌ ] 1. केतु, उल्का 
2. मशाल । 
उल्बम्‌,--वम्‌ | उच--ब (व) न्‌, चस्य ल.वम्‌ ] 1. भ्रूण 
2. योनि 3. गर्भाशय । 
उल्ब (व) ण (वि०) [ उत्‌+-व (व) ण्‌--अच्‌ पूषो० ] 
1. गाढ़ा, जमा हुआ पर्याप्त, प्रचुर (रुधिर आदि) 
2. अधिक, अतिशय, तीव्र --शि० १०।५४, कु० ७८४ 
3. दृढ़, वलणाली, बड़ा--शि० २०।४१ 4. स्पष्ट, 
साफ -तस्यासीदुल्वणो मार्म:--रबु० ४।३३। 
उल्मुकः | उप्‌ न-मुक्‌, पस्य लः ] जलती लकड़ी, मशाल । 
उल्लडधनम्‌ | उद्‌--लङध्‌-ल्युट्‌ | 1. छलांग लगाना, 
लांघना 2. अतिक्रमण, तोड़ना । 
उल्लल (वि०) | उद्‌+लल्‌--अच्‌ ] 1. डांवाडोल, 
कंपनशील 2. घने वालों वाला. लोभश । 
उल्लसनम्‌ [ उद्‌--लस्‌ +-ल्यृट्‌ ] 1. 
2. रोमांच। 
उल्लसित (भू० क० कृ०) [उद्‌+- लस्‌ -+-उत] 1. चमकीला, 
उज्ज्जल, आभायुक्त 2. आनन्दित, प्रसन्न । 
उल्लाघ (वि०) [ उद्‌+-लाघ्‌-क्त | 1. रोग से मुक्त, 


आनन्द, हर्ष 


( २१९ ) 


स्वास्थ्योन्मुख 2. दक्ष, चतुर, कुशल 3. पवित्र 
4. आनन्दित, प्रसन्न । 

उल्लापः [ उद्‌ +-ल्प्‌+- घञ्‌ ] 1. भाषण, शब्द,-श्रुता 
मयार्थपुत्रस्योल्लाप्रा:--उत्तर०? ३ 2. अपमानजनक- 
शब्द, सोयालंभ भाषण, उपालंभ---खलोल्लापा: सोढाः 
--भ्तु० ३१६ 3. ऊंची आवाज से पुकारना 4. संवेग 
या रोग आदि के कारण 
6. संकेत, सुझाव । 

उल्लाप्यम्‌ [ उद्‌ +-छप्‌ --णिच्‌ + यतू 1 एक प्रकार का 
नाटक- दे० सा० द० ५४५्‌। 

उल्लासः | उद्‌ +-लस्‌ +घज्मू | 1. हर्ष, खुशी--सोल्ला- 
समू उत्तार० ६, सकौतुकोल्लासम्‌ --उत्तर° २, 
उल्लासः फुल्लपङ्केष्हपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानाम्‌- -सा० 
द० 2. प्रकाश, आभा 3. (अलं० शा० में) एक अलं- 
कार--परिभाषा -- अन्यदीयगुणदोषप्रयुक्तमन्यस्य गुण 
दोषयोराधानमृल्लास:---रस०, उदाहरणों के लिए दे०, 
रस०, या चन्द्रा० ४।१३१, १३३ 4. पुस्तक के प्रभाग- 
अध्याय, अन्‌ भाग, पर्व, कांड आदि, जैसे कि काव्य के 
दस उल्लास । 

उल्लासनम्‌ [ उद्‌-।-लस्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] आभा ! 

उल्लिङ्गित (वि०) [ उद्‌+लिग्‌+-क्त ] प्रसिद्ध, 
विख्यात । 

उल्लीढ (वि०) [ उद+लिह "क्त ] रगडा हुआ, जिला 
किया गया--मणि: शाणोल्लीढ:--भर्त्‌ ० २।४४। 

उल्लुञ्चनम्‌ | उद्‌-{-लृ ञ्च्‌--ल्युट्‌ | 1. तोड़ना, काटना 
-—पादकेशांशुककरल्लूञ्चनेषु पणान्‌ दश (दमः) 
--याज्ञ० २।२१७ 2. बालों कों नोचना, उखाड़ना । 

उल्लुण्ठनम्‌ उल्लृष्ठा | उद्‌+ल्‌ण्ठ्‌ञ-ल्युट्‌्, अ वा | 
व्यंग्योक्ति ~घीरा-धीरा तु सोल्लुण्ठभापणे: खेदयेद- 
मुम्‌--सा० द० १०५--सोल्लुण्ठनम्‌ -- व्यङग्यपूर्वक; 
नाटकों में प्राय: मञ्चनिर्देश के रूप में प्रयुक्त । 

उल्लेखः [ उद्‌-- लिख्‌--घञ्न्‌ | 1. संकेत, जिक्र 2. वर्णन 
उक्ति 3. सूराख करना, खुदाई 4. (अलं० शा० में) 
एक अळंकार --बहुभिबहुधोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते, 
स्त्रीभिः कामोर्जथभि: स्वर्द्रः कालः शत्रुभिरैक्षि सः 
--चन्द्रा० ५।१९, तु०, सा० द० ६८२ 5. रगड़ना, 
खुरचनः, फाइना,--खुरमुखोल्लेख-का० १९१, कुट्विम? 
२३२। 

उल्लेखनम्‌ { उद्‌ +लिख्‌+-ल्युट्‌ ] 1. रगड़ना, खुरचना, 
छीलना आदि 2. खोदना- याज्ञ० १1१४८, मनु० 
५।१२४ 3. वमन करना 4. जिक्र, संकेत 5. लेख, 
चित्रण । 

उल्लोचः [ उद्‌ +-लोच्‌+-घञ्ञ्‌ ] वितान या शामियाना 
चंदोआ,तिरपाल । 

उल्लोल (वि०) [उद्‌+-लोड्‌+-घञ्ग्‌, डस्य लत्वम्‌ ] 


आवाज में परिवर्तेन | 


अति चंचल, अत्यन्त कंपनशील--मा० ५।३,--लः 
एक बड़ी लहर या तरंग । 

उल्ब, उल्वण --दे० उल्ब, उल्बण । 

उशनस्‌ (पुं) | वश्‌+कनसि--संप्र० ] (कतुं०, ए० 
व०--उशना, संबो० ए० व० उशनन्‌, उशन, उशनः) 
शुक्र-ग्रह का अधिष्ठातृ देवता, भृग्‌ का पुत्र, राक्षसां 
का गुरु, वेद में इनका नाम 'काव्य' संभवतः इतकी 
बुद्धिमत्ता की ख्याति के कारण मिलता ह--तु० कवी- 
नामुशना कविः; भग० १०।३७, ये गृह्य व घमंशास्त्र 
के प्रणेता माने जाते है--याज्ञ० १।४, नागरिक राज्य 
व्यवस्था पर भी वह प्रमाणस्वरूप समझे जाते है- 
शास्त्रमुशमसा प्रणीतम्‌ --पंच० ५, अध्यापितस्योशन- 
शनसापि नीतिम्‌---कु० ३।६। 

उशी [ वञ्‌‡-ई, संप्र० | कामना, इच्छा । 

उशी (षी) रः,--रम्‌, उञ्ञ (षो) रकम्‌ [ वश्‌-ईरन्‌, 
कित्‌, सम्प्र०, उष्‌ 4-कीरच्‌ वा, स्वार्थे कन्‌ च ] वीरण- 
मूल, ख़स--स्तनन्यस्तोशी रमू--श० ३।९. । 

उष्‌ (म्वा० पर०) (ओषति, ओषित-उषित-उष्ट) 1. जलाना, 
उपभोग करना, खपाना,--ओषांचकार कामाग्निदेश- 
वक्त्रमहनिशम्‌-भट्टि० ६१, १४।६२, मनु ० ४1१८९ 
2. दण्ड देना, पीटना--दण्डेनैव तमप्योषत्‌--मनु० 
९।३७३ 3. मार डालना, चोट पहुँचाना । ' 

उषः | उषू--क] 1. प्रभात काल, पौ फटना 2. लम्पट 
3. रिहाली घरती। 


लीन (प्रातः और सायं) अधिष्ठातृदेवी (द्विश ब० में 
प्रयोग) ।-- सी दिन का अवसान, सायंकालीन संध्या । 
सम०- बुधः अग्नि-उत्तर° ६। 

उषा [ओषत्यन्धकारम्‌ - उष्‌-क] 1. प्रभात काल, पौ 
फटना 2. प्रात: कालीन प्रकाश 3. संध्या 4. रिहाली 
धरती 5. डेगची, बटलोही 6. बाण राक्षस की पुत्री 
तथा अनिरुद्ध की पत्नी [उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में 
देखा, और उस पर मोहित हो गई । उसने अपनी 
सखी चित्रलेखा की सहायता माँगी--चित्रलेखा ने 
उसे परामर्श दिया कि वह आस पास रहने वाले सभी 
राजकुमारों के चित्र अपने साथ लेले । जब ऐसा 
किया गया, तो उसेने अनिरुद्ध को पहचान लिया और 
उसे अपने नगर में लिवा ले गई, जहाँ कि उसका 
अनिरुद्ध से विवाह हो गया-दे० 'अनिरुद्ध' भी) 1 
सम०--ईक्ञः उषा का स्वामी अनिरुद्ध, कालः मुर्गा, 
--पतिः,---रमणः अनिरुद्ध, उषा का पति । 


( २२० 


उषित (वि०) [वस्‌ (उष) 

उषीर-=दे० उशीर | 

उष्ट्रः [उपूज-ष्ट्रन, कित्‌ | 1. ऊँट,--अथोष्ट्रवामीशतवाहिता- 
थम्‌--रघु० ५३२, मनु० ३१६२, ४१२०, ११। 
२०२ 2. भैसा 3. ककुझान्‌ साँड,- ष्ट्री अँटनी । 

उष्ट्रिका [उप्र 4 कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. ऊँटनी 2. ऊट की 
शक्ल की मिट्टी की बनी मदिरा रखने की सुराही 
— शि० १२।२६। 

उष्ण (वि०) [उप्‌ +-नक्‌] 1. तप्त, गरम --°अंशुः, “कर: 
आदि 2. तीक्ष्ण, स्थिर, फुर्तीला --आददे नातिशीतोष्णो 
नभस्वानिव दक्षिणः--रघु० ४८, (यहाँ 'उष्ण' का 
अर्थ 'गर्म' भी है) 3. रिक्त, तीखा, चरपरा 4. चतुर, 
प्रवीण 5. कोवी, - ष्णः, -- ष्णम्‌ 1. ताप, गर्मी 2. ग्रीष्म 


ऋठु 3. धूप। सम०--अंशुः,--करः, गुः, -दोधितिः, | 


--रहिमः, -रुचि: गर्म किरणों वाळा, सूर्य-रघु० ५।४ 
८२०, कु० ३।२५--अघिगमः, आगमः,-- उपगमः 
गर्मी का निकट आना, ग्रीष्म ऋतु,--उदकम्‌ गर्म या 
तप्त पानी, कालः, _ गः गर्म ऋतु बाष्पः । 1. आँसू 
2 गर्म भाप,--वारणः--णम्‌ छाता छतरी,--यदर्थ- 
मम्भोजमिवोष्णवारणम्‌,--कु० ५५२ । 

उष्णक (वि०) [उष्ण--कन्‌] 1. तेज, फुर्तीला, सक्रिय 2. 
ज्वरग्रस्त, पीड़ित 3. गर्मी पहुँचाने वाला, गर्म करने 
वाला, -- कः 1. ज्वर 2. निदाघ, ग्रीष्म ऋतु । 

उष्णालु (वि०) [उष्ण +- आलुच्‌] गर्मी न सह सकने योग्य, 
दग्ध, संतप्त,---उष्णालु: शिशिरे निषीदति तरोर्मूला- 
लवाले शिवी - विक्रम० २।२३। 

उष्णिका [अल्प-|- कन्‌, नि० उष्ण आदेश: , टाप्‌ + इत्वम्‌ | माँड। 


| 


) 


तकत] 1. बसा हुआ 2. जला हुआ। ; उष्णिमन्‌ (पुं०) [उष्ण-- इमनिच्‌] गर्मी । 


उष्णोषः,-_षम्‌ [उष्णमीषते हिनस्ति-इष्‌+-क तारा०] 
1. जो सिर के चारों ओर बाँधी जाय 2. अतः फ्गड़ी, 
साफा, शिरोवेष्टन, मृकुट--वलाकापाण्डुरोषणीषम्‌ 
मृच्छ ५।१९ 3. प्रभेदक चिह्न । 

उष्णीषिन्‌ (वि०) [उष्णीष-}- इनि] शिरोवेष्टन पहने हुए या 
राजमुकुट धारण किए हुए--का० २२९ -- (पुं०) शिव । 

उष्मः,--उष्मकः [उष्‌-+-मक्‌, कन्‌ च] 1. गर्मी 2. ग्रीष्म 
ऋतु 3. क्रोध 4. सरगरमी, उत्सुकता, उत्कण्ठा । 
सम०--अन्वित (वि०) कुद्ध,---भास्‌ (पुं०) सूर्य, 
स्वेदः बफारा, भाप से स्नान । 

उष्मन्‌ (पुं०) [उष्‌--मनिन्‌] 1. ताप, गर्मी --अर्थोष्मन्‌ 
मतुं २४०, मनु» ९२३१, २२३, कु० ५४६, 
७1१४ 2. वाष्प, भाप--कु० ५१२३ 3. ग्रीष्म ऋतु 
4. सरगरमी, उत्सुकता 5. (व्या में), श्‌ष्‌स्‌ 
और हू अक्षर दे० 'ऊष्मन्‌' । 

उस्नः [वस्‌ +-रक्‌, संप्र०] 1. (प्रकाश की) किरण, रहिम 
--सर्वेरुत्रः समग्रैस्त्वमिव नृपगुणेदींप्यते सप्तसप्तिः 
7 मालवि० २1१३, रघु० ४६६ कि० ५1३१ 2. साँड़ 
3. देवता,--ख्रा 1 प्रभात काल, पौ फटना 2. प्रकाश 
3. गाय। 

उह, (भ्वा० पर०) (ओहति, उहित) 1. चोट मारना, 
पीड़ित करना 2. मार डालना, नष्ट करना--अप या 
व्यप के साथ--दे० 'ऊह ' । 

उह, उहह (अव्यय०) बुलाने या 
किया जाने वाला विस्मयादि 

उल्लः [वह --रक्‌ संप्र०] साँड । 


पुकारने के लिए प्रयुक्त 
द्योतक अव्यय । 


ऊ 


ऊः [अवतीति--अव्‌{-क्विप्‌ ऊठ्‌] 1. शिव, 2. चन्द्रमा 
--(अव्यय०) 1. आरभ्भ-सूचक अव्यय 2. (क) 
बुलावा (ख) करुणा (ग) तथा संरक्षा को प्रकट 
करने वाला विस्मयादि द्योतक अव्यय । 

ऊढ (वि०) [वह +क्त संप्र] 1. ढोया गया, ले जाया गया 
(बोझा आदि) 2. लिया गया 3. विवाहित, -- ढः 


विवाहित पुरुष,--ढा विवाहिता लड़की | सम०--कंकट : 


(वि) कवचधारी, --भार्य (वि० 
लिया हैं, - बयसः नवयुवक । 
ऊढिः (स्त्री०) [वह्‌ --क्तिन्‌] विवाह ! 
ऊतिः (स्त्री०) [अब्‌-+ क्तिन्‌] 1. बुनना, सीना 2. संरक्षा 
3. उपभोग 4. क्रीड़ा, खेल । 


) जिसने विवाह कर 


ऊधस्‌ (नपुं०) [उन्द्‌--असुन, ऊघ आदेशः] एन, औड़ी 

(बहुत्रीहि समास में बदल कर 'उघन्‌' हो जाता है) । 
ऊधन्यम्‌, ऊधस्यम्‌ [ऊधस्‌ (न्‌) --यत्‌] दूध (औड़ी से 

उत्पन्न) ऊधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुम्‌ --रघु ० २।६६। 
ऊन (वि०) [ झन्‌ ।-अच्‌ | 1. अभावग्रस्त, अधूरा, कम-- 
किचिदूनमनूनधंः शरदामयुतं ययौ---रघु ० १०।१ अपूर्ण, 
अपर्याप्त 2. (संख्या, आकार या अंश में) अपेक्षाकृत 
कम- ऊनद्विवर्ष निखनेत्‌--याज्ञ० ३।१, दो वर्ष से 
केम आयु का 3. अपेक्षाकृत दुबल, घटिया--ऊनं न 
सत्त्वेष्वधिको बढाधे--रघु० २१४ 4. घटा कर 
(संख्याओं के साथ इसी अर्थ में) एकोन = एक घटा 
कर, "विशतिः एक घटाकर बीस = १९ । 


( २२१ 


ऊम्‌ (अव्य०) { ऊय्‌--मुक्‌ | (क) प्रश्‍नवाचकता (ख) ] 
क्रोध (ग) भत्सना, दुर्वचन (घ) धुष्टता और (ङ) | 
ईर्ष्या को प्रकट करने बाला विस्मयादिद्योतक अव्यय । 

ऊय्‌ (भ्वा० आ०) (ऊयते, ऊत) बुनना, सीना । 

ऊररी =दे० उररी । 

ऊरव्यः (स्त्रो ज्या) [ ऊरु--यत्‌ | वैश्य, तृतीय वर्ण 

का पुरुष (ब्रह्मा या पुरुष की जंधाओं से पैदा होने के 

कारण) तु०, मनु० १।३१, ८७। 

(पुं) | ऊर्णु+-कु, नुलोपः ] 1. जंघा--ऊरू तदस्य 

यदेश्य:--ऋक्‌ १०।९०।१२ । सम०-- अष्ठीवम्‌ जंघा 

और घुटना,-- उद्भव (वि०) जंघा से उत्पन्न-विक्रम ० 

१३,--ज,- - जन्मन्‌, -संभव (वि०) जंघा से उत्पन्न 

-(पुं०) वेश्य, दध्न,-द्वयस्‌, मात्र (वि०) जंघाओं 

तक पहुंचने वाला, घुटनों तक,--पर्वन्‌ (पुं०) (नपुं ०} 

घुटना,- फलकम्‌ जांघ को हड्डी, कूल्हे की हड्डी । 

ऊर्री-दे० उररी । 

ऊजे, (स्त्री) [ ऊर्ज --क्विप्‌ ] 1. सामर्थ्य, बल 2. सत्त्व, 
भोजन । 

ग्‌ -+-णिच्‌-अच्‌ ] 1. कातिक का महीना- शि० 

2. स्फूति 3. शक्ति, सामर्थ्यं 4. प्रजननात्मक 

शक्ति 5. जोवन, प्राण,--र्जा 1. भोजन, 2. स्कूति 3. 
सामथ्यं, सत्त्व 4. वृद्धि । 

ऊर्जस्‌ (नपुं०) { ऊजं -†-असुन्‌ | 1. बल, स्फूति 2. भोजन । 

ऊजेस्वत्‌ (वि०) [अजँस्‌ +-मतुप्‌ | 1. भोज्य-समुद्ध, रसीला 
2. शक्तिणाली । 

ऊर्जस्वल (वि०) | ऊर्जस्‌ +-वलच्‌ ] बड़ा, शक्तिशाली, 
दृद, ताकतवर--रघु० २।५०, भट्टि ३।५५। 

ऊर्जस्विन्‌ ( वि० ) | ऊ्जस्‌+-विन्‌ ] ताकतवर, दृढ़, 
बड़ा। 

ऊजित (वि०) [ ऊजं + क्त ] 1. शक्तिशाली, दृढ़, ताकत- 
वर--मातृूक च धनुरूजितं दधत्‌ --रघु० ११६४, 
बलशाली, दृढ़ (वाणी )-शि० १६।३८ 2. पुज्य, बढ़िया, 
श्रेष्ठ, सुन्दर -- श्री:--शि० १६।८५, मकरोजित केत- 
नम्‌. -रघु० ९१३९ 3. उच्च, भव्य, तेजस्वी -- आश्रयं 
वचः--कि० २१ जोशीला या शानदार, तम्‌ 1. 
सामर्थ्य, ताकत 2. स्फूति । 

ऊर्णम्‌ | ऊर्णु +-ड | 1. ऊन 2. ऊनी वस्त्र । सम०--नाभः, 
- "माथिः,-- पटः मकड़ी--स्रद,--दस्‌--(वि०) ऊन 
को भांति नरम । 

ऊर्णा ऊर्ण--टापू| 1. ऊन -रघु० १६1८७ 2. भौंहों का 
मध्यवर्ती केशपुंज । सम०-- पिंड: ऊन का गोला । 

ऊर्णायु (वि०) | ऊर्णा-- यु | ऊनी,--युः 1. मेंढा 2. मकड़ी 
-“मभामि० १।९० 3. ऊनी कंबल । 

ऊर्णु (अदा० उभ०) (ऊर्णो (णौ) ति, उर्णुते ऊणित) ढकना, 
घेरना; छिपाना--भट्टि० १४१०३, शि० २०१४ । 


ऊरः 


ठु 


] 
J 


) 


(प्रेर०) ऊर्णावयति, (इच्छा० ) ऊर्णुनृषति, उर्णुन- नु 
विषति; प्र--ढकना, छिपाना आदि । 


ऊर्ध्वं (वि) [ उद्‌ +हा+ड पृषो० अर्‌ आदेश: | 1. 


सीधा, खड़ा, ऊपर का, "केश आदि, ऊपर की ओर 
उठता हुआ 2. उठाया हुआ, उन्नत, सीधा खड़ा 
° हस्तः, पादः आदि 3. ऊँचा, बढ़िया, अपेक्षाकृत 
ऊंचा या ऊपर का 4. खड़ा हुआ (विप० आसीन) 
5. फटा हुआ, टूटा हुआ (बाल आदि),-- ध्वेभ्‌ उन्न- 
तता, ऊँचाई,-- ध्वंम्‌ (अव्य०) 1. ऊपर की और, 
ऊंचाई पर, ऊपर 2. बाइ में ( =उपरिष्टात्‌) 3. ऊंचे 
स्वर से, जोर से 4. वाद में, पश्चात्‌ (अपा० के साथ) 
“ते व्यहाद्वध्वेमाख्याय--कु० ६।९३, रघु० १४।६६। 
सम०-- कच,--केश (वि०) 1. खड़े बालों वाला 2. 
जिसके बाळ टूट गये हों (--चः) केतु,--कर्मन्‌ (नपुं०) 
--क्रिया 1. ऊपर को गति 2. ऊँचा पद प्राप्त करने के 
लिए चेष्टा ( -पुं०) विष्णु,-कायः, -- कायम्‌ शरीर 
का ऊपरी भाग, - गः,--गामिन्‌ (वि०) ऊपर जाने 
वाला, चढ़ा हुआ, उठता हुआ,--गति (वि०) ऊपर 
की ओर जाने वाला (स्त्री०- तिः) गमः, गमनम्‌ 
1. चढाव, उन्नतता 2. स्वर्ग में जाना, -- चरण,--पाद 
(वि०) ऊपर को पैर किये हुए (--णः) शरभ नाम 
का एक काल्पनिक जन्तु,--जानु,--ज्ञ- शु (वि०) 
1. घुटने उठाये हुए, पुट्ठो के बल बैठा हुआ--शि० 
११।११ 2. उकडूं बेठा हुआ,- - दृष्टि,नेत्र (वि०) 
1. ऊपर को देखता हुआ 2. (आलं०) उच्चाकांक्षी, 
हत्त्वाकांक्षी (स्त्री--हिः) भौंओं के बीच में 
अपनी दृष्टि को संकेर्द्रित करना (यो० द०),--देहः 
अन्त्येष्टि संस्कार,--पातनम्‌ ऊपर चढ़ाना, परिष्करण 
(जैसे पारे का), पात्रम्‌ यज्ञीय पात्र-याज्ञ १।१८२, 
--मुख (वि०) ऊपर को मुंह किये हुए, उन्मुख 
कु० १।१६, रघु० ३1५७, - मौहृतिक (वि०) 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ होने वाला,--रेंतस्‌ (वि०) अन- 
वरत ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाला, स्त्री-संभोग से 
सदैव विरत रहने वाला,-(पुं०) 1. शिव 2. भीष्म, 
लोकः ऊपर की दुनिया, स्वर्ग,- बत्मंन्‌ (पू०) 
पर्यावरण, वातः, - वायुः शरीर के ऊपरी भाग में 
रहने बाली वायु,--शायिन्‌ (विश) ऊपर को मुंह 
(बच्चे की भाँति) करके चित सोया हुआ ---(पु ०} 
शिव,--शोधनम्‌ वमन करना,--इवासः सांस छोड़ना, 
प्राण त्यागना,--स्थितिः (स्त्री) 1. अश्व पालन 2. 
घोड़े की पीठ 3. उन्नतता, श्रेष्ठता । 
ऊर्मिः (पुं०, स्त्री) [ ऋ-मि, अर्तेरुच्च ] 1. लहर, 
झाल ~ पयोवेत्रवत्याइचलोमि-मेघ० २४ 2. धारा 
प्रवाह 3. प्रकाश 4. गति, वेग 5. वस्त्र की शिकन 
या चुन्नट 6. पंक्ति, रेखा 7. कष्ट, ब्रेचैनी, चिन्ता । 


१६ २२२ ) 


सम०--मालिन्‌ (वि०) तरंग मालाओं से विभूषित 
-(पुं०) समुद्र । १ 

अभिका [ ऊमि+-कन्‌ +-टाप्‌ ] 1. लहर 2. अंगूठी (लहर 
की भांति चमकीली) 3. खेद, खोई वस्तु के लिए 
शोक 4. मक्खी का भिनभिनाना 5. वस्त्र में पड़ी 
शिकन या चुन्नट । 

ऊबं (वि०) [ ऊरु+-अ ] विस्तृत, बड़ा,--बेंः वडवानल । 

ऊर्वरा [उरु शस्यादिकमृच्छति-- क्र-- अच्‌--टाप्‌] उपजाऊ 
भूमि । 

ऊलूपिन्‌ [ दे० उलुपिन्‌ ] शिशुक, सूंस । 

ऊळूक=दे० उलूक । 

ऊष (भ्वा० पर०) (ऊषति) रुग्ण होना, अस्वस्थ होना, 
बीमार होना । 


ऊषः [ ऊष्‌+क ] 1. रिहाली घरतो 2. अम्ल 3. दरार, ; 


तरेड़ 4. कर्णविवर 5. मलय पर्वत 6. प्रभात, पौ फटना, 
कुछ लोगों के मतानुसार (--षम्‌) भी । 

ऊषकम्‌ [ ऊष-- कन्‌ | प्रभात, पौ फटना । 

ऊषणम्‌-णा [ ऊष्‌--ल्युद्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] 1. काली मिच, 
2. अदरक ! 

ऊषर (वि०) | ऊब्‌--रा-+क ] नमक या रेहकणों से 
युक्त,-- रः,- रम्‌ बंजर भूमि जो रिहाल हो--शि० 
१४।४६। 

ऊषवत्‌ ==दे० (वि०) ऊषर । 

ऊष्मः [ ऊष्‌--मक्‌ ] 1. ताप 2. ग्रीष्म ऋतु । 

ङष्मण,--ण्य (वि०) [ ऊष्म- न ] [ ऊष्मन्‌ + यत्‌ ] गर्म, 
भाष निकालने वाला । 

ऊष्मन्‌ (पृं) | ऊष्‌+-मनिन्‌ ] 1. ताप, गर्मी 2. ग्रीष्म- 
ऋतु, निदाघ 3. भाप, वाष्प, उच्छवास 4. सरगरमी, 
जोश, प्रचण्डता 5. (व्या० में) श्‌, ष्‌, स्‌ और ह की 
घ्वनियाँ । सम०--उपगसः ग्रीष्म ऋतु का आगमन, 


--पः 1. अग्नि 2. पितरों की (ब० व० में) एक 
श्रेणी 1 
ऊह्‌, (म्वा० उभ०) (ऊहति--ते, ऊहित) 1. राँकना, 
अंकित करना, अवेक्षण करना 2. अटकळ लगाना, 
अंदाज करना, अनुमान लगाना--अनुक्तमप्यू हति 
पण्डितो जनः--पंच० ११४३ 3. समझना, सोचना, 
पहचानना, आशा करना--ऊहाञ्चक्रे जयं न च-भट्रि2 
| १४।७२ 4. तके करना, विचार करना--(प्रेर०) तर्क 
: या चिन्तन करवाना, अनुमान या अटकळ लगवाना 
¦ --कि० १६1१९, अप--, 1. हटाना, दूर करना--स 
; हिं विघ्नानपोहति--श० ३।१ 2. तुरन्त अनुकरण 
| करना, अपवि--, रोकना, हटाना, अभि--, अटकल 
! लगाना अंदाज लगाना 2. ढकना, उप-, निकट लाना, 
निबि--, सम्पन्न करना, प्रकाशित करना (दे निर्व्यूढं) 
परिसम्‌--, इधर-उधर छिड़कना, प्रति--, 1. विरोध 
करना, बाधा डालना, रुकावट डालना 2. मुकरना 
(दे० प्रत्यूह) प्रतिबि--, शत्रु के विरुद्ध सैनिक मोर्चा 
लगाना, वि--, युद्ध के अवसर पर सेना की व्यवस्था 
करना--सूच्या वज्ञेण चैवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योघयेत्‌ 
~ -मनु० ७।१९१, सम्‌ --, एकत्र करना, इकट्ठे होना। 
ऊहः [ ऊह्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. अटकल, अंदाज 2. परीक्षण, 
निर्धारण 3. समझ-बूझ 4. तर्कना, युक्ति देना 5. 
अध्याहार (न्यूनपद की पूति) करना । सम०--अपोहः 
पुरी चर्चा, अनुकूल ब प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा 
सोच-विचार,--भामि० २।७४ दे० 'अपोह' । 
ऊहनम्‌ [ ऊह ल्युट्‌ ] अनुमान लगाना, अटकलबाजी । 
| अहनी [ ऊहन ]-डोप्‌ ] झाड., बुहारी । 
| ऊहिन्‌ (वि०) [अह --इनि | तर्क करने वाला, अनुमान 
| लगाने वाला,--नी 1. संघात, संचय 2. क्रम, क्रमबद्ध 
| समुदाय (तु० अक्षौहिणी') 


ऋ (अवय०) (क) बुलाना (ख) परिहास और (म) 
निन्दा या अपशब्दव्यंजक विस्मयादिबोधक अव्यय । 
ऋ ¡ (भ्वा० पर०) (ऋच्छति. ऋत--प्रेर० अपंयति, 
इच्छा» अरिरिषति) 1. जाना. हिलना-ड्लना-अम्भ- 
इछायामच्छामुच्छति-शि० ४४४ 2. ` उठाना, 
उन्मुख होना । 
3 (जु०'पर०) (इयति, ऋत) (बहुधा वेद में प्रयुक्त) 
1. जाना 2. हिलना-ड्लना, डगमग होना 3. प्राप्त 


ऋ 


करना, अवाप्त करना, अधिगत करना, भेंट होना, 
4. चलायमान करना, उत्तेजित करना । 

1 (स्वा० पर०) (ऋणोति, ऋण) 1. चोट पहुँचाना, 
घायल करना 2. आक्रमण करना-प्रेर०-_ (अर्पयति, 
अपित} 1. फेंकना, ढालना, स्थिर करना या जमाना 
--रघु०« ८1८७ 2. रखना, स्थापित करना, स्थिर 
करना, निर्देश देना या (आँख आदि का) फेरना 
3. रखना, सम्मिलित करना, देना, बैठा देना, जमा 


( २२३ ) 


देना 4. सौंपता, दे देना, सुपुर्द कर देना, हवाले कर | ऋजीष--दे० 'कूचीष' । 
देना --इति सूतस्याभरणान्यपेयति श० १।४, १९। ऋजु, ऋजुक (वि०) [अर्जयति गुणान्‌, अर्ज्‌ + उ] (स्त्री ० 


ऋकण (वि०) [ व्रश्च्‌ य-क्त पृषो० वलोपः ] घायल, क्षत- -जु-ज्वी) (म० अ०-क्रजीयस्‌, उ० अ० ऋजिष्ठ) 
विक्षत, आहत । ` 1. सीधा (आल० भीं)-उमां स पश्यन्‌ क्रजुनेव चक्षुषा 
ऋकथम्‌ | ऋच्‌ ञ-थक्‌ | 1. घन-दौलत 2. विशेषकर | --कु० ५३२ 2. खरा, ईमानदार, स्पष्टवादी--पंच० 
सम्पत्ति, हस्तगत सामग्री या सामान (मृत्यु हो जाने १।४१५ 3. अनुकूल, अच्छा । सम०--गः 1. व्यवहार 
पर छोड़ा ), देश 'रिकूथ' 3. सोना । सम० में ईमानदार 2. तोर,--रोहितम्‌ इन्द्र का सीधा 
-“ग्रहणम्‌ प्राप्त करना या उत्तराधिकार में (संपत्ति) लाल धनुष । 
पाना, ग्राहः उत्तराधिकारी या संपत्ति का प्राप्तकर्ता, | ऋज्वी [ ऋजु --डोष्‌ | 1. सीधीसाधी सरल स्त्री 2. तारों 
--भागः 1. संपत्ति का बँटवारा, विभाजन 2. अंश, की विशेष गति । 
दाय, - भागिन्‌, हर, हारिन्‌ (पुं०) 1. उत्तराः | ऋणम्‌ [ऋ-क्त] 1. कर्जा (तीनों प्रकार का ऋण, 
विकारी 2. सह उत्तराधिकारी । दे० अनृण) , अंत्य ऋणं (पितृणम्‌) पितरों को दिया 
ऋक्षः | ऋष्‌ +-स किच्च | 1. रीछ-- मनु० १२।६७ 2. जाने वाला अन्तिम तह्टण- अर्थात्‌- पुत्रोत्पादन 2. 
पर्वत का नाम, - क्षः,-क्षम्‌ 1. तारा, तारकपृंज, कर्तव्यता, दायित्व 3. (बीजग० में) नकारात्मक 
नक्षत्र--मनु० २।१०१ 2. राशिमाला का चिह्न, चिल्ल या परिमाण, घटा-चिह्न (विप०-धन) 4. 
राशि (पुं-ब० 4०) कुत्तिका-मंडळ के सात किला, दुर्ग 5. पानी 6. भूमि । सम०- अन्तकः मंगल 
तारे, जो बाद में सप्तषि कहलाये--रघ० १२1२५, ग्रह," --अपनयनम्‌,-अपनोदनम्‌,--अपाक रणम्‌,-दानम्‌, 
“क्षा उत्तर दिशा, --क्षी रीछनी, मादा भालू । सम० --मुक्तिः, -- मोक्षः, - शोधनम्‌ ऋणपरिशोध करना, 
चक्रम्‌ तारामंडल, - नाथः,-ईशः “तारो का स्वामी ऋण चुकाना,-- आदानम्‌ कर्जा वसूल करना, उधार 
चन्द्रमा,-- सेमिः विष्ण,---राज,--राज: 1. चन्द्रमा दिया हुआ द्रव्य वापिस लेना,---ऋणम्‌ (ऋणाणणंम्‌) 
2. रीछों का स्वामी, जांबवान्‌,_-हरीइवरः रीछों और एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज, एक ऋण चुकाने के 
लगृरों का स्वामी रघु० १३।७२। लिए दूसरा ऋण ले लेना,---ग्रहः 1. रुपया उधार 
ऋक्षरः | ऋष्‌ +-क्सरन्‌ ] 1. ऋत्विज्‌ 2. काँटा । लेना 2. उधार लेने वाला,--दातृ,--दायिन्‌ (वि०) 
ऋक्षवत्‌ [ ऋक्ष +- मजुप्‌-मस्य वः ] नर्मदा के निकट स्थित जो ऋण दे देता है,-दासः वह क्रीत दास जिसका 
एक पहाइ,---वप्रक्रियामृक्षवतस्तटेषु- --रघु० ५1४४ ऋण परिशोध करके उसे लिया गया है--ऋणमोचनेन 
ऋश्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदों पिबनू--रामा०। दास्यत्वमभ्युपगतः ऋणदास:--मिता ०,--मत्कुणः, 
३ (तुदा० पर०) (ऋचति) 1. प्रशंसा करना, स्तुति +मार्गणः प्रतिभूति, जमानत,-- मुक्‍त (वि०) ऋण 
गान करना 2. ढकना, पर्दा डालना 3. चमकना । से मुक्त,---मुक्तिः आदि दे० "ऋणापनयनम्‌', --लेख्यम्‌ 
(स्त्री०) [ वू !-क्विप्‌ ] 1. सूक्त 2. ऋग्वेद का “नहृण-बन्धपत्र' तमस्सुक जिसमें ऋण की स्वीकृति 
मंत्र, ऋचा (विप० यजुस्‌ और सामन्‌) 3. ऋकसंहिता दर्ज हो (विधि में) 


(ब० व०) 4. दीप्ति ('रुच' के लिए) 5. प्रशंसा | ऋणिकः [ ऋण-+ष्ठन्‌ | कर्जदार याज्ञ २५६, ९३। 
5. पूजा । सम० - विधानम्‌ ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ | ऋणिन्‌ (वि०) [ऋण-+-इनि ] कजंदार, ऋणग्रस्त, 


करके कुछ संस्कारों का अनुष्ठान,--बैदः चारों वेदों अनुगृहीत (किसी भी बात से) । 
में सबसे पुराना वेद, हिन्दुओं का अत्यंत पवित्र और | ऋत (वि०) [ ऋ--कत | 1. उचित; सही 2. ईमानदार, 
प्राचीन ग्रन्थ,--संहिता ऋग्वेद के सूक्तो का क्रमबद्ध सच्चा--भग० १०१४ 3. पूजित, प्रतिष्ठाप्राप्त 
संग्रह । --तम्‌ (अव्य०) सही ढंग से, उचित रीति से,--तम्‌ 
ऋचीषः | ऋच्‌-+-ईपषन | घण्टी,-- षम्‌ कड़ाही । (लौकिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय: नहीं मिलता) 
ऋच्छ (नुदा० पर०) (ऋच्छति) 1. कड़ा, या सख्त स्थिर और निश्चित नियम, विधि (धार्मिक) 
होना 2. जाना 3. क्षमता का न रहना । 2. पावन प्रथा 3. दिव्य नियम, दिव्य सचाई 4. जल 
ऋच्छका [ ऋच्छ -कन्‌ +- टाप्‌ ] कामना, इच्छा । 5. सचाई, अधिकार 6. खेतों में उञ्छवृत्ति द्वारा 
ऋज्‌ । (भ्मा० आ०) (अर्जते, ऋजित) 1. जाना 2. जीविका (विप० कृषि), ऋ तमुञ्छशिलं वृत्तम्‌-मनु० 
प्राप्त करना. हासिल करना 3. खड़े होना या स्थिर ४।४। सम०--धामन्‌ (वि०) सच्चे या पवित्र 
होना 4. स्वस्थ या हृष्ट-पुष्ट होया । स्वभाव वाला,-(पुं०) विष्णू । 


1 (स्वार पर०) अवाप्त करना, उपार्जन करना, | ऋतीया [ ऋत¬-ईयङ+-टाप्‌ | निन्दा, भत्संना } 
तु० अर्ज ' । ऋतु [ऋ -तु, कित्‌] 1. मौसम, वर्ष का एक भाग, ऋतुएं 


( २२४ ) 


गिनती में छः हे -गिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा 
शरद्धिमः ~ कभी कभी ऋतुएँ पाँच समझी जाती हैं 
(शिशिर और हिम या हेमन्त एक गिने जाने पर) 
2. युगारंभ, निश्चित काल 3. आर्तव, ऋतुख्राव, 
माहवारी 4. गर्भावान के लिए उपयुक्त काल--वर- 
मृतुषु नैवाभिगमनम्‌ --पंच० १, मनु० ३४६, याज्ञ० 
१।११ 5. उपयुक्त मौसम या ठीक समय 6. प्रकाश, 
आभा 7. छः की संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभि- 
व्यक्ति । सम ०--कालः,--समयः,--वेला 1. गर्भाधान 
के लिए अनुकूल समय अर्थात्‌ ऋतुख्ाव से लेकर १६ 
राते, दे० उ० ऋतु 2 मौसम की अवधि,--कणः 
ऋतुओं का समुदाय, --गामिन्‌ (गर्भाधान के लिए उप- 
युक्त समय पर अर्थात्‌ मासिकधमे के पश्चात्‌) स्त्री से 
संभोग करने वाला,--पर्णः अयोध्या के एक राजा का 
नाम, अयुतामु का पुत्र, इक्ष्वाकु की संतान, (अपना 
राज्य छिन जाने पर निषध देश का राजा नल जब आप- 
द्ग्रस्त हुआ तो वह राजा ऋतुपर्णं की सेवा में आया । 
दूतक्रीड़ा में बड़ा कुशळ था । अतः उस राजा ने नल 
से यूतक्रीड़ा सीखी तथा बदले में उसे अश्वसंचालन का 
काम सिखाया। फलतः इसी की बदौलत राजा ऋतुपर्ण, 
इसके पूर्व कि दभग्रन्ती अपना दूसरा पति चुनने के 
विवार को कार्य में परिणत करे, नल को कुण्डिनपुर 
पहुँचाने में सफल हुआ ) , पर्यायः, वृत्तिः ऋतुओं का 
आना-जाना,---मुखम्‌ ऋतु का आरम्भ या पहला दिन 
-राजः बसन्त क्रतु,-लिपम्‌ 1. रजःस्राव का लक्षण या 
चिह्न (जैसे की बसन्त ऋतु में आम के बौर आना) 
2. मासिक खाव का चिह्न, -संधिः दो ऋतुओं का 
मिलन,--स्ताता रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्नान करके 
निवृते हई, और इसोलिए संभोग के लिए उपयुक्त 
स्त्री 
१।७६, -स्नानम्‌ रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्नान करना । 
ऋतुमती [ऋतु ~ मतुम्‌ +-डीप | रजस्वला स्त्री । 
कते (अब्य०) सिताय, विना (अपा० के साथ) --ऋते 
क्रौर्यात्समायात:--भनट्रि> ८१०५ अवेहि मां प्रीतमृते 
तुरङ्गमात्‌ --रघु० ३।६३ पापादते--श० ६1२२, कु० 
१।५१, २।५७, (कभी-कभी कर्म० के साथ) ऋतेऽपि 


तर्मलो पन वाद्वा मृतुस्तातामिमां स्मरन्‌ रघु० | 


त्वां न भविष्यन्ति सर्वे--भग० ११।३२ (करण० के ¦ 


साथ विरळ प्रयोग) । 

ऋत्विज्‌ (प्‌ 
रूप में कार्थ करने वाला, चार मुख्य ऋत्विज--होता, 
उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा हैं, बड़े २ संस्कारों में 
ऋत्विजों की संख्या १६ तक होती है । 

ऋद्ध (भू? कऽ कृ०) | ऋष्‌ क्त | 1. सम्पन्न, फलता- 
फूलता, घनवान्‌---रघु० १४३०, २।५०, ५।४० 2. 
वृद्धिःत्राप्त, वर्धमान 3. जमा किया हुआ (अन्नाटिक), 


) [ऋतु-+ यज्‌ क्विन्‌] यज्ञ के पुरोहित के 


-०दः विष्णु--द्धम्‌ 1. 
उपसंहार, स्पष्ट परिणाम । 

ऋद्धिः (स्त्रीश) | ऋषव्‌त-क््तिन्‌ ] 1. विकास, वृद्धि 
2. सफलता, सम्पन्नता, बहुतायत 3. विस्तार, विस्तृति, 
विभूति 4. अतिप्राकृतिक शक्ति, सर्वोपरिता 
5. सम्पन्नता । 

ऋक्‌ (दिवा० स्त्रा० पर०) (ऋध्यति, ऋध्नोति, ऋद्ध) 1 
संपन्न होना, समृद्ध होना, फलना-फूरना, सफल होना 
2. विकसित होना, बढ़ता (आलं० भी) 3. संतुष्ट 
करना, तृप्त करना, प्रसन्न करना, मनाना--मा० ५। 
२९, सम्‌ --फलना-फूलना । 

ऋभुः [ अरि स्वगे अदितौ वा भवति इति~-ऋञ+-भू+ड्‌ ] 
देवता, दिव्यता, देव । 

ऋभुक्षः [ ऋभवो देवा क्षियन्ति वसन्ति अत्रेति-ऋभु 
-क्षि--ड | 1. इन्द्र 2. (इन्द्र का) स्वर्ग । 

ऋभुक्षिन्‌ (प०) (कतुँ०--क्रभुक्षा:, कर्म० ब० ब० 
- ऋभुक्षः) [ ऋभुक्षः वज्र स्वर्गो वास्यास्ति-इनि ] 
इन्द्र । 

ऋल्लकः [ ? ] एक प्रकार के वाद्ययंत्र को बजाने वाला । 

ऋश्यः | ऋश्‌+-क्य्रप्‌] सफेद पैरों वाला बारहसिघा हरिण, 
--श्यम्‌ हत्या । सम०--केतुः,--केतनः 1. अनिरुद्ध 
प्रद्युम्न का पुत्र 2. कामदेव । 

ऋष्‌ 1 (तुदा० पर०--ऋषति, ऋष्ट) 1. जाना, पहुँचना 
2. मार डालना, चोट पहुँचाना । 
1] (म्वा० पर०--अर्पति ) 1. बहना 2. फिसलना । 

ऋषभः [ ऋग्‌ +-अभक्‌ | 1. साँड़ 2. श्रेष्ठ, सवश्चष्ठ 
(समास के अंतिम पद के रूप में) यथा पुरुषषभः, 
भरतर्षभः, आदि 3. संगीत के सात स्वरों में से दूसरा 
ऋषभोऽत्र गीयत इति-आर्या० १४१ 4. सूअर की 
पूँछ 5. मगरमच्छ को पृंछ,--भो 1. पुरुष के आकार- 
प्रकार की स्त्री (जैसे कि दाढ़ी आदि का होना) 
2. गाथ 4. विधवा । सम०--कूठः एक पहाड़ का नाम, 
-ध्वजः शिव । 

ऋषिः [ ऋष्‌-}-इन्‌, कित्‌ ] 1. एक अन्तःस्फू्ते कवि या 
मुनि, मंत्र द्रष्टा 2. पुण्यात्मा मुनि, संन्यासी, विरक्त 
योगी 3. प्रकाश की किरण! सम०- कुल्या पवित्र 
नदी,--तर्पणम्‌ ऋषियों की सेवा में प्रस्तुत किया गया 
तर्षण --- (अर्घ्यादिक ) ,-- पंचमी भाद्रपदकृष्णा पंचमी 
को होने वाला (स्त्रियों का) एक पर्वे,--लोक 
ऋषियों का संसार,-स्तोमः 1. ऋषियों का स्तुति-गान, 
2. एक दिन में समाप्त होने वाला एक विशेष यज्ञ । 

ऋष्टिः (पुं०-स्त्री ०) [ ऋष्‌ +क्तिन ] 1. दुधारी तल- 
वार 2. (सामान्यतः) तलवार, कृपाण 3. शस्त्र ( बर्छी, 
भाला आदि) । क 

ऋष्यः [ ऋष्‌+-क्यप्‌ ] सफेद पैरों वाला बारहसिघा 


वृद्धि, विकास 2. प्रदर्शित 


( २२५ ) 


हरिण । सम०-अंकः,-केतनः,-केतुः अनिरुद्ध,-मूकःपंपा 
सरोवर के निकट स्थित एक पर्वत जहां कुछ दिनों तक 
राम वानरराज सुग्रीव के साथ रहे थे--ऋष्यमूकस्तु 
पम्पायाः पुरस्तात्युष्पितद्रम:---श्जुद्भः एक मुनि का 
नाम (यह विभाण्डक का पुत्र था, इसके पिताने 
जंगल में ही इसका पालन-पोषण किया, जब तक यह 
वयस्क न हुआ तव तक इसने किसी दूसरे मनुष्य को 
नहीं देखा । जव अनावृष्टि के कारण अंगदेश बर्बाद 
सा हो गया तो उसके राजा लोमपाद ने, ब्राह्मणों के 
परामर्शानुसार ऋष्यश्वृंग को कुछ कन्याओ द्वारा 


बुलाया, और अपनी पुत्री शान्ता (यह दत्तक पुत्री 
थी, इसके वास्तविक पिता राजा दशरथ थे) का 
विवाह इनसे कर दिया। ऋष्यश्वृंग ने इस बात 
से प्रसन्त होकर उसके राज्य में पर्याप्त वर्षा 
कराई। यही वह ऋषि था जिसने राजा दशरथ 
के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया--जिसके 
फलस्वरूप राम और उनके तीन भाइयों का जन्म 


हुआ) । 


| ऋष्यकः [ ऋष्य--कन्‌ ] चित्तीदार सफेद पैरों वाला 


बारहसिघा हरिण । 


त्र्ट्ट 


ऋ (अव्य०) (क) त्रास (ख) दुरदुराना (ग) भर्त्सना, निन्दा ! 


(घ) करुणा तथा (ङ) स्मृति का व्यंजक विस्मयादि- 


एः (पुं०) [इ विच] विष्णु, (अव्य०) (क). स्मरण 


एक 


(ख) ईर्ष्या (ग) करुणा (घ) आमन्त्रण और (ङ) 
घृणा तथा निन्दा व्यंजक (विस्मयादि द्योतक) अव्यय! 
(सर्व० वि०) [इ--कन्‌] 1. एक, अकेला, एकाकी, 
केवल मात्र 2. जिसके साथ कोई और न हो 3. वही, 
विल्कुल वही, समरूप--मनस्येक वचस्येकं कर्मण्येकं 
महात्मनाम्‌ --हि० १1१०१ 4. स्थिर, अपरिवतित 
5. अपनी प्रकार का अकेला, अद्वितीय, एक वचन 6. 
मुख्य, सर्वोपरि, प्रमुख, अनन्य--एको रागिषु राजते 
ततुं ३।१२१ 7. अनुपम, बेजोड़ 8. दो या बहुत 
में से एक--मेघ० ३०।७८ 9. वहुधा! अंग्रेजी के अनि- 
श्चयवाचक निपात (8 या 81) की भांति प्रयुक्त 
-_ज्योतिरेकं--श० ५।३०, एक, दूसरा; 'कुछ' अर्थ 
को प्रकट करने के लिए बहुवचनांत प्रयोग; अन्ये, अपरे 
इसके सहसम्बन्धी शब्द हूँ। सम०--अक्ष (वि०) 1. 
एक धुरी वाळा 2. एक आँख वाला (-क्षः) 1. 
कौवा 2. शिव,--अक्षर (वि०) एक अक्षर वाला 
(--रम्‌) 1. एक अक्षर वाला 2. पावन अक्षर 'ओम्‌' 
--अग्न (वि०) 1. केवल एक पदार्थ या बिन्दु पर 
स्थिर 2. एक ही ओर ध्यान में मग्न, एकाग्रचित्त, 
तुला हुआ,--रघु० १५।६६, मनुमेकाग्रमासीनम्‌-मनु ० 
२९ 


द्योतक अव्यय (पुं०-ऋ:) 1. भैरव 2. एक राक्षस । 


ऋ (कृया० पर०--ऋणाति, ईर्ण) जाना, हिलना-डुलना । 


ए्‌ 


१1१ 3. अव्यग्र, अचंचल,--अग्रय-- अग्र (-प्रयम्‌) 
एकाग्रता,--अंगः 1. शरीर रक्षक 2. मंगलग्रह या बुध 
ग्रह,--अनुदिष्टम्‌ अन्त्येष्टि संस्कार जो केवल एक ही 
पूर्वज (सद्यो मृत) को उद्देश्य करके किया गया हो, 
“अंत (वि०) 1. अकेला 2. एक ओर, पाइव॑ में 3. 
जो केवल एक ही पदार्थ या बिन्दु की ओर निर्दिष्ट हो 
4. अत्यधिक, बहुत-कु० १३६ 5. निरपेक्ष, अचल, 
सतत-स्वायत्तमेकान्तगुणम्‌--भतूं ० २।७, मेघ० १०९, 
(-तः) एकमात्र आश्रय, निश्चित नियम--तेजः 
क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपते:--शि० २८२, 
(--तम्‌,--तेन,--ततः,--ते) (अव्य०) 1. केवल 
मात्र, अवश्य, सदेव, नितांत 2. अत्यन्त, बिल्कुल, 
सवंथा--वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः--भतृं० ३।२४, 
दुःखमेकान्ततो वा-मेघ० १०९,-अन्तर (वि०) 
अगला, जिसमें केवल एक का ही अन्तर रहे, एक के 
बाद एक को छोड़ कर--श० ७।२७,--अंतिक (वि० ) 
अन्तिम निर्णायक,--अयन (वि०) 1. जहां से केवल 
एक ही जा सके, (जैसे कि पगडडी या बटिया) 2. 
नितान्त ध्यानमग्न, तुला हुआ दे० एकाग्र (--नम्‌) 
1. एकान्त स्थल या विश्राम स्थली 2. मिलने का 
स्थान, संकेत-स्थल 3. अद्वैतवाद 4. केवलमात्र 


( २२६ 
उद्देश्य--सा स्नेहस्य एकायनीभूता--मालवि० २१५, [ ` | 
-“अर्थः 1. वही वस्तु, वही पदार्थ या वही आशय 
2. वही भाव,--अहन्‌ (हः) 1. एक दिन का समय | 
2. एक दिन तक चलने वाला यज्ञ,--आतपत्र (बिन) £ 


एकच्छत्र से विशिष्टीकृत (विश्वभर की प्रमुता कडे 


दर्शाने वाला) --एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम्‌ --रघु० र. |. 
४७, शिं १२३२३२ विक्रम» ३।१९,--आदेशः दो या - 


दो से अधिक अक्षरों का एक स्थानापन्न (या तोः एक 


स्वर का लोप करके या दोनों को मिला कर प्राप्त: | 
किया गया) जैसे कि 'एकायन' में आ,--आवलिः, |. 
नाली (स्त्री०) मोतियों की या अन्य मनको की एक 


लड़, -- एकावली कण्ठविभूषणं व:--विक्रमांक० १1३०, 
लताविटपे एकावली लग्ना-विक्रम० ११२, (अलं» 


शा० में) ऐसी उक्तियों की पंक्ति जिसमें कर्ता का | 


विधेय और विधेय का कर्ता के रूप में नियमित 
संक्रमण पाया जाय-स्थाप्यतेऽपोह्मते वापि यथापूर्व 
परस्परम्‌, विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली. द्विषा 
--काव्य० १०,--उदकः (संबंधी) जो एक- ही 
मृत पूर्वज से जल के तर्पण द्वारा संबद्ध हो। 
--उदर:,--रा सगा (भाई या बहन), --उद्दिष्ट्‌ 
श्राद्धकृत्य जो केवल एक ही मृत व्यक्ति को (दूसरे 


पूर्वजों को सम्मिलित न करके) उद्देश्य करके किया | 


गया हो,--ऊन (वि०) एक कम, एक घटाकर, 


क (वि०) एक एक करके, व्यष्टिरूप से, एक ६. 
१७।४३, (-कम्‌) =एकंकञः | 


अकेला--रघु० 
(अव्य०) एकर करके, व्यक्तिशः, पृथक्‌-पृथक्‌ 
--ओघः एक सतत धारा, 


1. केवल एक बार होने वाला 2. समवयस्क, सम- 
सामयिक,--कुंडलः कुबेर, बलभद्र, शेषनाग,--भुरु, 

गुरुक (वि०) एक ही गुरु वाला (--रुः,--रुकः) 
गुरुभाई,--चक्रः (वि०) 1. एक ही पहिये वालाः 
2. एक ही राजा द्वारा शासित, (--क्रः) सूर्य का रथ, 
--चत्वारिशत्‌ (स्त्री) इकतालीस,--चर (वि०) 
1. अकेला घूमने या रहने वाला--कि १३1३, 2. एक 
ही अनुचर रखने वाला 3. असहाय रहने वाला 
चारिन्‌ (वि०) अकेला, (--णी) पतिद्रता स्त्री, 


चित्त (वि?) केवल एक ही बात को सोचने वाला 


(--त्तम्‌) 1. एक ही वस्तु पर चित्त की स्थिरता 
ऐकमत्य--एकचित्तीभूय - हि 
“चेतसु,--सनस्‌ (वि०) एक मत, दे० “चित्त; 


(वि०) (स्त्री 

~ री) 1. एक ही कार्य करने वाला 2. (--रा): 
एक ही हाथ वाली 3. एक किरण वाली,--कोर्य - 
(वि०) मिलकर काम करने वाला, सहयोगी, सहकारी |. 
(--्यंम्‌) एक मात्र कार्य, वही कार्य,--कालः 1. एक. 
समय 2. उसी समय, कालिक,-कालोन (वि०) | 


एक मत से,.| 


) 
-मनन्मन्‌ (पुं ) 1. राजा 2. शूद्र, दे० नी०, “जाति 
जित एक ही माता-पिता से उत्पन्न,--जातिः शूद्र 
(बिप० द्विजन्मन्‌) ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्षा 


द्विचातयः, चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचम 
->सनु० १०१४, ८।२७०,--जातोय (वि०) एक ही 


` प्रकर का या एक ही परिवार का,--ज्योतिस्‌ (पु०) 


शिब,--ताव (वि०) केवल एक पदार्थ पर स्थिर या 
केन्द्रित; नितान्त ध्यानमग्न--ब्रह्मकतानमनसो हि 
वशिष्ठमिश्रा:--महावी ० ३।११,--तालः संगति, गीतों 
का.यथार्थ समंजन, नृत्य, वाद्य यंत्र (तु० तौर्यत्रिकम्‌) 
उ वीथिन्‌ (वि०) 1. उसी पावन जल में स्नान 
करने वाला 2. एक ही धर्मसंघ से संबंध रखने वाला- 
याञ्च० २।१३७,-- (पुं०) सहपाठी, गुरुभाई, -- त्रिशत्‌ 
(स्री) इकतीस,--दंष्ट्रः,--दन्तः 'एक दांत वाला, 
गणेश का विरेषण,--दंडिन्‌ (प्‌ ०) सत्यासियों या 
भिक्षुकों का एक समुदाय, (जो 'हंस' कहलाते हैं) 
इनके चार संघ हैँ:--कुटीचको बहूदको हंसश्चैब 
तृतीयकः, चतुर्थः परहंसरच थो यः पश्चात्स उत्तमः । 
हारीत”,--दुक्ष,--दृष्टि (वि०) एक आँख वाला, 
-([पुं०) 1. कौवा 2. शिव 3. दार्शनिक,-देजः परब्रह्म, 
-—देञ्जः 1. एक स्थान या स्थल 2. (समग्र का) एक 
भाग या अंश,--एक पारव -तस्यैकदेशः--उत्तर ०४ 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते--विक्रम० ४।१७, 
जिस अंश का दावा किया जाता है, वह उसी व्यक्ति 
के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उसके एक अंश का. 
प्राप्तकर्ता प्रमाणित हो जाय (इसी बात को कभी-कभी 
'एकदेशविभावितन्याय' कहते हैं) -धमंन्‌,--घमिन्‌ 
1. एक हो प्रकार के गुणों को रखने वाला, या एक 
हीं प्रकार की संपत्ति को रखने वाला 2. एक ही घर्मे 
को. मानने वाला,--धुर,--धुराबह,-- धुरीण (वि*) 
1. जो एक ही प्रकार कर खके 2. जो एक ही प्रकार 
सै जुत सके (जैसे कि विशेष बोझ के लिए कोई पशु) 
--पा० ४।४।७९,- नट; नाटक में प्रधान पात्र 
सूत्रधार जो नान्दीपाठ करता हँ, नवतिः (स्वी०) 
इक्यानवे,--पक्षः एक पक्ष या दल--“आश्रय विक्लव- 
त्वात्‌--रघु० १४।३४,--षत्नी 1. पतित्रता स्त्री 
( पूर्णतः सती साध्वी ) 2. सपत्नी, सोत 
-—सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिषी भवेत्‌- मनु० 
९।१८३,--पदी पगडंडी, पदे (अव्य०) अकस्मात्‌, 
एकदम, अचानक--निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्त: स्वरा- 
निव--शि० २९५, रघु० ८।४८,--कादः 1. एक या 
अकेला पैर 2. एक या वही चरण 3. बिष्णु, शिव, 
प्यः, -- पिगलः कुबेर, पि (वि०) अन्त्येष्टि 
पिंड-दान के द्वारा संयुक्त,- भार्मा एक पतिव्रता और 


-सती स्त्री, (“--यें:) केवल एक पत्मी रखने वाला. 


.( २२७ ) 


-भाव (वि०) सच्चा भक्त, ईमानदार,--यष्टिः 
यष्टिका मोतियों की एक लड़ी, - योनि (वि०) 1 

सहोदर 2. एक ही कुल या जाति के--मनु ० ९।१४८ 
--रसः 1. उद्देश्य या भावना की - एकता 2. केवल 
मात्र रस या आनन्द,--राजू,--राजः (पुं०) निरंकुश 
या स्वेच्छाचारी राजा,--रात्र: एक पूरी रात तक रहने 
वाला पर्वे---,रिकथिन्‌ (पुं० ) सह-उत्तराधिकारी,--रूप 
(वि०) 1. एक सा, समान 2. समरूप,--लियः 1. एक 
ही लिंग रखने वाला शब्द 2. कुबेर,--वचनम्‌ एक 
संख्या को प्रकट करने वाला शब्द,--बर्ण: एक जाति, 
>-वर्षिका एक. वर्ष की बछिया,--वाक्यता अर्थ की 
संगति, ऐकमत्य, विभिन्न उक्तियों का सामंजस्य, 
--वारम्‌,-वारे (अव्य०) 1. केवळ एक बार 
2. तुरन्त, अकस्मात्‌ 3. एक ही समय,--विशति: 
(स्त्री०) इक्कोस,--विलोचन (वि०) एक आँख वाला 
दे» 'एकदृष्टि,--विषयिन्‌ (प्‌ं०) प्रतिद्वन्द्वी,--वीरः 
प्रमुख योद्धा या शूरबौर--महावी० ५1४८,--बेणि: 
--णी (स्त्री०) बालों की एक मात्र चोटी (जिसे 
स्त्रो पति-वियोग के चिह्न स्वरूप धारण करती 
है) ~--गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण--मेध० 
९२, श० ७।२१,--शफ (वि०) अखंड खुर वाला 
(--फः) ऐसा पशु जिसके खुर या सुम फटे हुए न हों 
जैसे घोड़ा गधा आदि,--शरीर (वि०) रक्तसंबद्ध 
एक खून का, अन्वयः एक ही गोत्र की सन्तान "अव- 
यबः एक रक्त के बन्वु-बांघव,--शाखः एक ही शाखा 
या विचार का ब्राह्मण,--श्ृङ्क (वि०) केवल एक सींग 
घारी (--गः) 1. अरण्याश्व, गेंडा 2. विष्णु, 
'एकझेष' द्वन्द्व समास का एक भेद जिसमें केबल एक 
ही पद अवशिष्ट रहता है--उदा० 'पितरौ' माता 
और पिता (-=मातापितरो) इसी प्रकार 'इवसुरी' 
“आतरः, आदि,--श्रुत (वि०) एक ही बार सुना हुआ 
धर (वि०) एक वार सुनी हुई बात को घ्यान में 
रखने वाला,--श्रुतिः (स्त्री०) एकस्वरता,--सप्ततिः 
(स्त्री०) इकहत्तर,--सगे (वि०) नितांत ध्यानमग्न, 
+-साक्षिक (वि०) एक व्यक्ति द्वारा देखा हुआ, 
--हायन (वि०) एक वर्ष की आयु का--मा० ४1८, 
उत्तर० ३।२८, (---नी) एक वर्ष की बछिया । 

एकक (वि०) [ एक+कन्‌ ] 1. इकहरा, अकेला, 
एकाकी, बिना किसी सहायक के--उत्तर० ५५ 
2. वही, समरूप । 

एकतम (वि०) (नप्‌,०--तभत्‌, स्त्री ०--तमा) [ एक+- 
डतमच्‌] 1. बहुतों में से एक 2. एक (अनिरचयवाचक 
रूप मं प्रयक्त ) । 

एकतर (नप्‌ ०--तरम्‌) [ एक+- डतरच्‌ | 1. दो में से 
एक, कोई सा 2. दूसरा, भिन्न 3. बहुतों में से एक! 


| (अव्य०) [ एक--तसिल्‌ ] 1. एक ओर से, एक 
ओर 2. एक एक करके, एक एक, एकतः-अन्यतः एक 
ओर, दूसरी ओर--रघु० ६८५, कि० ५।२। 
एकत्र (अव्य०) [ एक+-त्रलू | 1. एक स्थान पर 
2. इकट्ठे, सब इकठूठे मिल कर। 
एकदा (अव्य०) [ एक--दा ] 1. एक बार, एक दफा, 
एक समय 2. उसी समय, सर्वथा एक बार, साथ ही 
साथ--हि० ४९३ । 

एकधा (अव्य०) [एकधा] 1. एक प्रकार से 
2. अकेले 3. तुरन्त, उसी समय 4. मिलकर, साथ 
साथ । 

एकल (वि०) [ एक--ला--क |] अकेला, एकाकी-- 
उत्तर० ४। 

एकशः (अव्य०) [ एक--शस्‌ | एक एक करके, अकेले । 
एकाकिन्‌ (वि०) [एक-आकिनच्‌ ] अकेला, केवल एक । 
एकादशन्‌ (सं० वि०) [ एकेन अधिका दश इति] ग्यारह । 
एकादश (वि०) (स्त्री--शी) ग्यारहवाँ,-- शी चान्द्रमास 
के प्रत्येक पक्ष का ग्यारहवाँ दिन, विष्णु संबंधी पुनीत- 
दिवस । सम०--द्वारम्‌ शरीर के ग्यारह छिद्र दे० 
'ख',--रद्रा: (ब० व०) ११ रुद्र--दे ० रुद्र। 
एकीभावः [ एक--च्वि+-भू-+घब्न ] 1. संहति, साहचर्य 
2. सामान्य स्वभाव या गृण । 
एकीय (वि०) [ एक+-छ ] एक का या एक से-यः 
तरफ़दार, सहकारी । 

एज्‌ (म्वा० आ० (म० का० में पर ०)--एजते, एजित) 
1. कांपना 2. हिलना-ड्लना, 3. चमकना (पर०) 
अप- दूर हाँक देना, उद--, उठना, ऊपर को होना । 
एजक (वि०) [ एज्‌--ण्वुल | कांपता हुआ, हिलता हुआ । 
एजनम्‌ [ एज्‌--ल्युट्‌ ] कांपना, हिलना । 
एद्‌ (म्वा० आ०--एठते, एठित) छेदना, रोकना, 
विरोध करना । 

एड (वि०) [ इलू-+-अच्‌, डलयोरभेदः | बहरा,-ड 
एक प्रकार की भेड़, । सम०--मूक (वि०) 1. बहरा 
और गूगा--तु० अनंडमूक 2. दुष्ट, कुटिल । 
ber ve ] 1. भेडा, 2. जंगली बकरा,--का, 
t 

एणः, एणकः [एति द्रुतं गच्छति इति--इ-{-ण, एण+-कन्‌ 
च ] एक प्रकार का काला बारासिघा हरिण, निम्नां- 
कित इलोक में अनेक प्रकार के हरिणों का उल्लेख है: 
---अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः, रुरुगीर- 
मुखः प्रोक्तः शंबरः शोण उच्यते | सम०--अजिनम्‌ 
मृगचमे,--तिलकः,--“भृत्‌ चन्द्रमा, इसी प्रकार “अंक 
लांछन: आदि,-दुश्‌ ( वि०) हरिण जैसी आँखों 
वाला,-(पुं०) मकर राशि। 
एणी [ एण--डीष्‌ ] काली हरिणी । 


( २९८ ) 


एत (वि०) (स्त्री ०--एता, एनी) रंगविरंगा, चमकीला 
तः हरिण याः बारासिघा । 
एतद्‌ (सर्व॑ विश) (पु०--एषः, स्त्री2- एषा, नपू० 
-“एतद्‌) | इ~-भदि, तुक्‌ | 1. यह, यहाँ, सामने 
(वक्ता के निकटतम वस्तु का उल्लेख करना--समी- 
पतरवति चैतदो रूपम्‌), इस अर्थ में 'एतद्‌' शब्द कई 
बार पुरुषवाचक सर्वनाम पर बल देने के लिए प्रयुक्त 
होता हैं,--एपोऽहं कार्यवशादायोव्यिकस्तदानीन्तनश्च 
संवृत्तः--उत्तर० १ 2. यह प्रायः अपने पूर्ववर्ती शब्द 
की ओर संकेत करता है, विशेषकर जबकि यह 'इदम्‌' 
या किसी और सर्वनाम के साथ संयुक्त किया जाय 
एप वै प्रथमः कल्पः--मनु० ३।१४७, इति यदुक्तं 
तदेतच्चिन्त्यम्‌ 3. यह संबंधबोधक वाक्यखंड में भी 
प्रायः प्रयुक्त होता है और उस अवस्था में-संवंधबोधक 
बाद में आता है -- मनु ० ९।२५७, (अव्य०) इस रीति 
से, इस प्रकार, अतः, ध्यान दो,--'एतद्‌' शब्द उन 
समासों मे प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होता है--जो 
प्रायः निगदव्याख्यात या स्वतः स्पष्ट हों--उदा० 
~~ अनन्तरम्‌ इसके तुरन्त बाद, “अंत---इस प्रकार 
समाप्त करते हुए । सम०-- द्वितीय (वि०) जो किसी 
कार्य को दोवारा करे,--प्रथम (वि०) जो किसी को 
पहली वार करे । 
एतदीय (वि०) [ एतद्‌ --छ ] इसका, के, की । 
एतनः [ आ--इ+-तन | स्वास, साँस छोड़ना । 
एतहि (अव्य) [ इदम्‌ +-हिल्‌, एत आदेशः ] अब, इस 
समय, वर्तमान समय में । 
एतादृश्‌,--दृश, दृक्ष, (वि०) | स्त्री० -- शी,--क्षी ] 1. 
एंसा, इस प्रकार का -सर्वेपि नैतादृशाः - भतृ ० २। 
५१ 2. इस प्रकार का । 
एतावत्‌ (वि०) [ एतद्‌ +-वतुप्‌ | इतना अधिक, इतना 
बड़ा, इतने अधिक, इतन! विस्तत, इतनी दूर, इस 
गुण का या ऐसे प्रकार का-- एतावदुकवा विरते मृगे- 
्द्रे--रघु० २५१ कु० ६।८९ एतावान्मे. विभवो 
भवन्तं सेवितुम्‌--मालवि० २, (अव्य०) इतनी दूर, 
इतना अधिक, इतने अंश में, इस प्रकार । 
म्‌ (भ्वा० आ०-एघते, एवित) 1. उगना, बढ़ना-पंच ० 
२।१६४ 2. फलना-फूलना, सुख में जीवन बिताना 
द्वावेतौ सुखमेधेते-पंच० १1३१८, प्रेर० उगवाना, बढ़- 
वाना, अभिवादन करना, सम्मान करना -कु० ६।९०। 
एव: [ इन्ध्‌ घडा, नि० ] इंधन,-स्फुलिद्धावस्थया वह्नि- 
रेघापेक्ष इव स्थितः--दा० ७।१५, शि० २।९९। 
एवतुः [ एध्‌--चतु ] 1. मनुष्य 2. अग्नि । 
एवल (त१०) [ इन्धू- आस ] इंधन-वर्थधांसि समिद्धोऽ 
ग्निभस्मसालुरुतेऽ्जेन - भग० ४।३७ अनलायागुरु- 
चन्दनंधसे --रघु० ८।७१। 


“ज 


एषा [ एधु--अ--टापू ] फलना-फूलना, हर्ष । 

एधित (भू० क० इ०) [ एघ्‌+-क्त ] 1. विकसित, बढ़ा 
हुआ 2. पाला पोसा--मृगञझावैः सममेधितो जनः-श० 
२1१८ । 

एनस्‌ (नपुं ०) [ इ-|-असुन्‌, नुडागमः ] 1. पाप, अपराध, 
दोष शि० १४1३५ 2. कुचेष्टा, जुर्म 3. खिन्नता 
4. निन्दा, कलंक । 

एनस्वत्‌, एनस्विन्‌ (वि०) [ एनस्‌+-मतुप्‌, व आदेशः, 
विनि वा ] दुष्ट, पापी । 

एरण्डः | आ--ईर्‌~-अण्डच्‌ ] अरंडी का पौधा (बहुत थोड़े 
पत्तों वाला एक छोटा वृक्ष) --अत एव लो ०--निरस्त- 
पादपे देशे एरण्डोपि द्रुमायते । 

एलकः [ इल्‌ +अच्‌ --कन्‌ ] मेढा, दे० 'एडक' । 

एलवालु (नपुं०), एलवालुकम [ एला +-वल्‌ +-उण्‌ ह्लस्वः, 
कन्‌ च | 1. कथ वृक्ष की सुगंधयुक्त छाल 2. एक 
रवेदार या दानेदार द्रव्य (जो औषधि या सुगंध के 
रूप में प्रयुक्त होता है) । 

एलविलः [ इलविला+-अण्‌ | कुबेर, दे० 'एलविल' । 

एला [ इल्‌ +-अच्‌ |-टाप्‌ | 1. इलायची का पौधा-एलानां 
फलरेणवः, रघु० ४।४७, ६।६४ 2, इलायची (इला- 
यची के बीज) । सम०--पर्णी लाजवन्ती जाति का 
एक पौधा । 

एलीका [ आ+-ईलू +-ईकन्‌ +-टाप्‌ ] छोटी इलायची । 

एव (अव्य०) [ इ¬-वन्‌ ] किसी शब्द द्वारा कहे गये 
विचार पर बल देने के लिए बहुधा इस अव्यय का 
प्रयोग होता है 1. ठीक, बिल्कुल, सही तौर पर 
--एवमेव--बिल्कुल ऐसा ही, ठीक इसी प्रकार का 
2. वही, सही, समरूप--अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः 
स एव--भतूं ० २।४० 3. केवल, अकेला, मात्र (बहि- 
ष्करण की भावना रखते हुए)--सा तथ्यमेवाभिहिता 
भवेन--कु० ३।६३, केवलमात्र सचाई, सचाई के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं 4. पहले ही 5. कठिनाई से, 
उसी क्षण, ज्यूंही (मुख्यतया-कृदन्तों के साथ) --उप- 
स्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतित एव यत्‌--रघु० १। 
८७ 6. की भांति, जैसे कि (समानता प्रकट करते हुए) 
--श्रीस्त एव मेऽस्तु--गण° (==तव इव) और 7. 
सामान्यतः किसी उक्ति पर बल देने के लिए-_भवित- 
व्यमेव तेन--उत्तर० ४, यह बात निश्चित रूप से 
होगी, निम्नांकित अर्थ भी इस शब्द द्वारा प्रकट होते 
हैं 8. अपयश 9. न्यूनता 10. आज्ञा 11. नियंत्रण 
तथा 12. केवल पूति के लिए । 

एवम्‌ (अव्य०) [ इ--वम्‌ (बा०) ] 1. अतः, इसलिए, 
इस रीति से--अस्त्येवम्‌--पंच० १, यह इस प्रकार 
है,-एवंवादिनि देवर्षा-कु० ६।८४; ब्रूया एवम्‌-मेघ० 
१०१ (जो कुछ बाद में आता है) --एवमस्तु---ऐसा 


{ २२९ } 


ही हो,--स्वस्ति, यद्येवम्‌--यदि ऐसा हूँ 2. बिल्कुल 


ऐसा ही (स्वीकृति रखते हुए) --एवं यदात्थ भगवान्‌ | 
सम०--अबस्थ (वि०) इस प्रकार | 


कुः २1३ 
स्थित, या एसी परिस्थितियों में फंसा हुआ,--आदि 
— आद्य (वि०) एसा और इस प्रकार का,-- कारम्‌ 
(अव्प०) इस रीति से,--गुण (वि०) एसे गुणों वाला 
-श० १११२,--प्रकार,--प्राय (वि०) इस प्रकार 
का--उत्तर० ५1२९ श० ७।२४,--भूत (वि०) इस 
प्रकार के गुणों का, ऐसा, इस ढंग का,- रूप (वि०) 
(वि०) इस प्रकार का, एसे रूप का,--विध (वि०) 
इस प्रकार का, एसा । 


जज 


(पुं०) | आ--इ+विच्‌ | शिव, (अव्य०) (क) 

बुलाने (ख) स्मरण करने, या (ग) आमंत्रण को प्रकट 

करने वाला विस्मयादि द्योतक चिह्न । 

एकद्यम्‌ (अव्य०) तुरन्त । 

ऐकध्यस्‌ | एकधा +ध्यम॒ुझय (धास्थाने) | समय या घटना 
की ऐकान्तिकता । 

ऐकपत्यम्‌ | एकपति+ष्यव्य्‌ ? परम प्रभृता, सर्वोपरि- 

शक्ति । 


ऐकपदिक (वि०) (स्त्री०--की) [ एकपद--ठञ्‌ ] एक | 


पद से सबंध रखने वाळा । 

एकषद्यम्‌ | एक पद--प्यञ्‌ ] 1. 
2. एक शब्द बनना । 

ऐकमत्यम्‌ [ एकमत--ष्यञ्ञ्‌ ] एकमतता, सहमति--रघु० 
१८।३६। 

ऐकागारिकः [ एकागार {-ठक्‌ ] चोर,--केनचित्तु हस्तवतै- 
कागारिकेण--दश० ६७, शि० १९।१११ 2. एक घर 
का मालिक । 


झब्दों की एकता 


ऐकाग्र्यम्‌ [ एकाग्र +-प्यञ्ा्‌ | एक ही पदार्थं पर जुट | 


जाना, एकाग्रता । 

ऐकाङ्ग: [ एकाङ्कःन-अण्‌ | शरोर रक्षक दल का एक 
सिपाही--राजत० ५।२४९। 

ऐकाल्म्यम्‌ [ एकात्मन्‌ +-ष्यञ्ग्‌ | 1. एकता, आत्मा की 
एकता 2. समरूपता, समता 3. परमात्मा के साथ 
एकता या तादात्म्य । 

एकाधिकरण्यम्‌ [ एकाधिकरण--ष्यञ्ञ्‌ ] 1. संबंध की 
एकता 2. एकही बिषय में व्याप्ति, (तके० में) -सह 
बिस्तृति, साध्येन हेतोरेकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते 
--भाषा० ६९। 

ऐकान्तिक (वि०) (स्त्री०-की) 1. पूर्ण, समग्र, पूरा 
2. विश्वस्त, निश्चित 3. अनन्य । 


|| 
f 
1 
| 
| काँटा तोलने की तराजू । 
| 
| 
| 


एष्‌ ( भ्वा० उभ०--एषति--ते, एषित ) 1. जाना, 
पहुँचना 2. शीघ्रता से जाना, दौड कर जाना, परि-, 
दूँढ़ना । 

[ एष्‌ञ-ल्युद्‌ ] 
कामना करना, --णा कामना, इच्छा । 
एषणिका [ इष्‌ +ल्युट्‌ +कन्‌, टाप्‌, इत्वम्‌ | सुनार का 


हहे का तीर,--णम्‌ 1. दूँढना 2. 


एषा [ इष्‌ +-अ-~+-टाप्‌ | इच्छा; कामना । 

एषिन्‌ (वि०) [ इप्‌ ¬ णिनि ] इच्छा करते हुए, कामना 
करते हुए (समास के अन्त में), --यौवन विषर्येषिणाम 
रघु० ११८ । 


ऐकान्यिक: | एकान्य --ठक्‌ | वह शिष्य जो वेद का 
सस्वर पाठ करने में एक अशुद्धि करे । 

ऐकारथ्यम्‌ [ एकार्थ -।-प्यडा | 1. उद्देश्य या प्रयोजन की 
समानता 2. अर्थो की संगति | 

¡ ऐकाहिक (वि०) (स्त्री०--को) [ एकाह--ठक | 
आक्लिक 2. एक दिन का, उसी दिन का, दैनिक । 

ऐक्यम्‌ ¦ एक ]-ष्यडा ] 1. एकपना, एकता 2. एकमतता 
3. समरूपता, समता 4 विशेष कर मानव आत्मा 
की समरूपता, या विश्व की परमात्मा से एकरूपता । 


(४ 
| 
| 
| ऐक्षव (स्त्री०--बी) ¦ इशुञ-अण्‌] गन्ने से बना या उत्पन्न, 
| --बम्‌ 1. चीनी 2. मादक शराब । 
ऐक्षव्य (वि०) | इक्षु +-प्यत्‌ | गन्ने से बना पदार्थ । 
ऐक्षुक (वि०) | इक्षु+ठज्य | 1. गन्न के लिए उपयुक्त 
2. गन्ने वाला, कः गन्ने ले जाने वाला । 
ऐक्षुभारिक (वि०) | इक्षुभार+ठक्‌ | गन्त का बोझा 
ढोने बाळा । 
ऐक्ष्वाक (वि०) : इक्ष्वाकु+-अ | इक्ष्वाकु से संबंध रखने 
| वाजा,--कः+ कुः 1. इक्ष्वाकु को सन्तान, सत्यमेक्ष्वाक 
| खल्वसि उत्तर० ५. २, इक्ष्वाकु वंश के लोगों द्वारा 
| शासित देश । 
| ऐझ्गृद (वि०) ' स्त्री०--दी | [ इडगुदो --अण्‌ | इंगुदी 
वृक्ष से उत्पन्न,--दम्‌ इंगुदी वृक्ष का फल । 
ऐच्छिक (वि०) (स्त्रो०--की) 1. इच्छा पर निर्भर, 
इच्छापरक 2. मनमाना । 


ऐडक (वि०) (स्त्री०--की) भेड़ का,--कः भेड़ की एक 
जाति 

ऐड (लू) विड. (लः) | इडविडा+-अणू पक्ष डलयोर- 
भेदः | कुबेर । 


ऐण (वि०) (स्त्रो>--णी) बारहसिघा हरिण की (त्वचा, 
ऊन आदि) याज्ञ १।२५९। 


( २३० ) 


(वि०) (स्त्री०--यी) [एणी--ढक] कालो हरिणी 
या तत्संबंधी किसी पदार्थ से उत्पन्त,-यः काला हरिण, 
“यम्‌ रतिबंब. रतिक्रिया का एक प्रकार । 
एतदात्म्यम्‌ | एतदात्मन्‌+ष्यज्य्‌) इस प्रकार के 
गुणं या विशिष्टता को रखने को अवस्था । 
ऐतरेयिन्‌ [ ऐतरेय --इनि | ऐतरेय ब्राह्मण का अध्येता । 
ऐतिहासिक (वि०) (स्त्री०--को ) . [ इतिहास--ठक ] 
1. परम्परा प्राप्त 2. इतिहास संबंधो,--कः 1. इति- 
- हासकार 2. वह व्यक्ति जो पौराणिक उपाख्यानों को 
जानता है या उनका अध्ययन करता हुँ । 
ऐतिहाम्‌ [इतिहन-प्यडा ; परम्परा प्राप्त शिक्षा, उपाल्या- 
नात्मक "वर्णन, --ऐतिह्यमनुमानं च प्रत्यक्षमपि चाग- 
सम्‌--रामा ०, किलेत्यैतिह्य (पौराणिक 'ऐतिह्य' को 
प्रत्यक्ष, अनुमाम आद के साथ प्रमाण का एक मेद 
मानते है--दे० 'अनुभव')} । 
ऐदम्पर्यम्‌ [ इदम्पर+-ञ्य | आशय, क्षेत्र, संबंध (शा० 
इदंपर होने की अवस्था अर्थात अर्थ, आशय या क्षेत्र 
रखना) --इदं त्वैदम्पर्यम्‌--मा० २।७। 
एनसम्‌ | एनस्‌ +-अण्‌ | पाप । 
ऐन्दव (वि०) (स्त्री०--बी) [ इन्दु+-अण्‌ ] चंद्रमा 
संबंधी, --बः चांद्रमास । 
ऐन्द्र (वि०) (स्त्री०--ऐन्द्री) [ इन्द्रञ-अण्‌ | इन्द्र 
संबंधी या इन्द्र के लिए पवित्रा--रघ० २॥५०,-्र 
अर्जुन और बाली,--्द्री 1. ऋग्वेद का मन्त्र जिसमें इन्द्र 
को संबोधित किया गया है--इत्यादिका काचिदैन्द्री 
समाम्नाता--जै ० न्या० 2. पूर्व दिशा (इस दिशा का 
अधिष्ठातृदेवता इन्द्र हँ) कि० ९1१८ 3. मुसीबत, 
संकट 4. दुर्गा की उपाधि 5. छोटी इलायची । 
ऐन्द्रजालिक (वि०) (स्त्री०--क्ी) [ इन्द्रजाल--ठक्‌ | 
1. घोखे में डालने वाला, 2. जादू-टोना विषयक 3 
मायावी, श्रान्ति जनक 2. जादू-टोन का जानकार, 
--कः बाजीगर--शि० १५।२५। 
ऐन्द्रलुप्तिक (वि०) (स्त्री०--क्ी) [ इन्द्रलुप्त--ठक | 
गंजरोग से पीड़ित, गंजा । 
ऐन्द्रशिरः | इन्द्रशिर-|-अण्‌ ] हाथियों को एक जाति। 
शेरिद्रि: | इन्द्रस्यापत्यम्‌---इन्द्रत-इडा, ] 1. जयन्त, अर्जुन, 
बानरराज वालि 2. कौवा-ऐन्द्रि: किल नखेस्तस्या 
विददार स्तनो द्विज:--रघु० १२२२ । 
शंन्ट्रिय,---यक( वि० ) [इन्द्रिय अण्‌, बुडा वा) 1. इन्द्रियों 
से संबंध रखने वाला, विषयी 2. विद्यमान, ज्ञानेन्द्रियों के 
लिए प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर,-यम्‌ ज्ञानेन्द्रियों का विषय । 
(वि०) (स्त्री०--नी) [ इन्धन+-अण्‌ | जिसमें 
इन्धन विद्यमान हो,--नः सूर्य । 
शेयत्यम्‌ [ इयत्‌ +-ष्यञ्ञ्‌ ] परिमाण,संख्या । 


| ऐरावणः [ इरा आपः ताभिः वनति शब्दायते--इरा +-वन्‌ 
+अच्‌ इरावणः-ततः अन्‌ ] इन्द्र का हाथी । 

ऐराबतः [ इरा आपः तद्वान्‌ इरावान्‌ समुद्रः, तस्मादुत्पन्नः 
अण्‌ | 1. इन्द्र का हाथी 2. श्रेष्ठ हाथी 3. पाताल 
निवासी नायजाति का एक मुखिया 4. पूर्व दिशा का 
दिग्गज 5. एक प्रकार का इन्द्रधनुष,--ती 1. इन्द्र की 
हृथिनो 2. बिजली 3. पंजाब में बहने वाली नदी, राप्ती 
(इरावती) । 

एेरेयम्‌ [इरायाम्‌ अन्ने भवम्‌--इराञ-ढक्‌] मदिरा ( 
भोज्य पदार्थं से तैयार को जाय) । 

ऐल: [इलाया अपत्यम्‌ --अण्‌] 1. पुरूरया (इला और बुध 
का पुत्र) 2. मंगळमग्रह । 

ऐलबालुकः [एलवालूक-+- अण्‌] एक सुगंध-द्रव्य । 

ऐलविलः [ इलविला+-अण्‌ ] 1. कुबेर--शि० १३।१८ 
2. मंगलग्रह । 

एलेथः [इला--ढक्‌] 1. एक प्रकार का गन्ध-प्रव्य 2. मंगल 
ग्रह्‌ । 

ऐश (वि०) (स्वी०--शी) [ईश+-अण्‌] 1. शिव से 
सम्बन्ध रखने वाला--रघु० २।७५ 2. सर्वोपरि, 
राजकीय । . 

ऐशान (वि०) [ईशान-अण्‌] शिव से सम्बन्ध रखने 
वाला,---नी 1. उत्तरपूर्वी दिशा 2. दुर्गादेवी । 

(वि०) (स्त्री०--री) [ईश्वर--अण्‌] 1. शानदार 

2. शक्तिशाली, ताकतवर 3. शिव से सम्बन्ध रखने 
बाला--रघु० ११।७६ 4. सर्वोपरि, राजकीय 
5. दिव्य,--री दुर्गादेवी । 

ऐइवथम्‌ [ईश्वर --ष्यडा.] 1. सर्वोपरिता, प्रभुता--एकंश्‍वर्य- 
स्थितोऽपि--मालवि० १।१ 2. ताकत, शक्ति, आधिपत्य 
3. उपनिवेश 4. विभव, धन, बड़प्पन 5. सर्वशक्तिमत्ता 
तथा सर्वंव्यापकता की दिव्य शक्तियाँ । 

एबमस्‌ (अव्य०) [अस्मिन्‌ वत्सरे इति नि० साधुः] इस 
वर्ष में, चालू वर्ष में । 

ऐषमस्तन,--मस्त्य (वि०) [एषमस्‌+-तनप्‌, त्यप्‌ वा] 
चालू वर्ष से सम्बन्ध रखने वाला । 

ऐष्टिक (वि०) (स्त्री०--की) [इष्टिञ-ठक्‌] यज्ञसम्बन्धी 
संस्कार विषयक । सम ०-पूतिक (वि०) इष्टापूर्त (यज्ञ 
अथवा अन्य धार्मिक कृत्य) से सम्बन्ध रखने वाला । 

एहलौकिक (वि०) (स्त्री०---को) [इह्लोक+-ठञ्ञ्‌] इस 
संसार से सम्बन्ध रखने वाला, या इस लोक में घटित 
होने वाला, ऐहिक, दुनियावी (विप० पारलौकिक) । 

ऐहिक (वि०) (स्त्रीको) 1. इस लोक या स्थान से 
सम्बन्ध रखने वाला, सांसारिक, दुनियावी, लौकिकं 
2. स्थानीय,--कम्‌ व्यवसाय (इस संसार का) । 


( २३१ ) 


ओ (पुं०- औः) [उ+विच्‌] ब्रह्मा (अव्य०) 1. सम्बोध- | 
नात्मक (ओः) अव्यय 2. (क) बुलावा (ख) स्मरण | 
करना और (ग) करुणा बोधक विस्मयादि द्योतक । 
चिह्न । ; 

ओकः [उच्‌--क नि० चस्य कः] 1. घर 2. शरण, आश्रय | 
3. पक्षी 4. शूद्र । | 

ओकणः (णिः) [ओ--कण्‌ +अच्‌, इन्‌ वा] खटमल, इसी : 
प्रकार 'ओकोदनी' । | 

ओकस्‌ (नपुं०) [उच्‌-+-असुन्‌| 1. घर, आवास--जैसा 
कि दिवौकस्‌ या स्वगीकस्‌ (देवता) में 2. आश्रय, 
शरण । 

ओख्‌ (भ्वा० पर०--ओखति, ओखित) 1. सूख जाना 2. 
योग्य होना, पर्याप्त होना 3. सजाना, सुशोभित करना 
4. अस्वीकृत करना, 5. रोक लगाता । 

ओघ: [उच्‌--घज्ण , पृषो ०] 1. जलप्लावन, नदी, घारा, ` 
--पुनरोधेन हि युज्यते नदी--कु० ४४४ 2. जल की ` 
बाढ़ 3. राशि, परिमाणं, समुदाय 4. समग्र 5. सातत्य 
6. परम्परा, परम्पराप्राप्त उपदेश 7. एक प्रमुख नृत्य । 

ओंकार: [ओम्‌+कारः] दे० 'ओम्‌' के नीचे । 

ओज्‌ (म्वा० चुरा० उभ०--ओजति, ओजयति-ते, ओजित) | 
सक्षम या योग्य होना । | 

ओज (वि०) [ओज्‌+-अच्‌] विषम, असम,--जम्‌ == । 
ओजस्‌ । | 

ओजस्‌ (नपुं०) [ उब्ज्‌-+-असुन्‌ बलोपः, गुणश्च | 1. | 
शारीरिक सामथ्यं, बल, शक्ति 2. वीर्य, जननात्मक : 
शक्ति 3. आभा, प्रकाश (आलं० शा० में) 4. शैली का | 
विस्तृत रूप, समास की बहुलता (दण्डी के अनुसार ' 
यही गद्य की आत्मा हैँ)-- ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌- ¦ 
गद्यस्य जीवितम्‌--काव्या० १।८०, रसगंगाधर में इसके 
पाँच भेद बतलामे गये है 5. पानी 6. घातु की चमक। । 

ओजसीन, ओजस्य (वि०) [ ओजस्‌ +-ख, यत्‌ वा ] मज- 
बूत, शक्तिशाली । 

ओजस्वत्‌, ओजस्विन्‌ [ ओजस्‌ +-मतुप्‌, विनि वा ] मजबूत, 
` वीर्यवान्‌, तेजस्वी, शक्तिशाली । 

ओड़ः (पं ब० व०) एक देश का तथा उसके निवासियों 
का नाम, (आधुनिक उड़ीसा)--मनु० १०।४४, 
“7 ङ्म्‌ जवाकुसुम । | 

ओत (वि०) [ आ--वे+-क्त ] बुना हुआ, धागे से एक 
सिरे से दूसरे तक सिला हुआ । सम०--प्रोत (वि०) 
1. लम्बाई और चौड़ाई के बल आर-पार सिला हुआ 
2. सब दिशाओं में फैला हुआ । 

ओतुः [ अव्‌ +-तुन्‌, ऊठ्‌, गुणः] बिलाव (स्त्रीश भी) 
बिल्ली-जैसा कि “स्थूलो (लौ) तु: में । 


ओ 


ओदन:--नम्‌ | उन्द्‌-युच्‌ ] 1. भोजन, भात, उदा ० 

_ _ दघ्योदन और घृत” 2. दलिया बना कर दूध में पकाया 

हुआ अन्न । 

ओम्‌ (अव्य०) [ अव्‌+मन्‌, ऊठ्‌, गुण: | 1. पावन अक्षर 
'ओम्‌' वेद-पाठ के आरम्भ और समात्ति पर किया 
गया: पावन उच्चारण, या मंत्र के आरम्भ में बोला 

` जाने वाला 2. अव्यय के रूप में यह (क) औपचारिक 

पुष्टोकरण तथा सम्माननीय स्वीकृति (एवमस्तु, 
तथास्तु) (ख) स्वीकृति, अंगीकरण (हाँ, बहुत 
अच्छा) -ओमित्युच्यताममात्यः--- मा० ६, ओमित्युक्त - 
वतोथर्शाङ्गिण इति शि० १७५, द्वितोयर्चेदोमिति 
बूमः-सा० द० १ (ग) आदेश (घ) मांगलिकता (ङ) 
दूर करना या रोक लगाना की भावना को प्रकट करने 
वाला अव्यय 3. ब्रह्म । सम०--कारः 1. पवित्र 
ध्वनि 'ओम्‌' 2. पवित्र उद्गार ओम्‌ । 

ओरभ्कः [? ] गहरी खरोंच--मा० ७ | 


` ओल (वि०) | आ--उन्द्‌+क पृषो० ] आद्रे, गीला । 
'. ओलंड्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ०--ओलंडति, ओलंडयति, 


ओलंडित) ऊपर को ओर फेंकना, ऊपर उछालना । 
ओल्ल (वि०) [ ओल-पृषो०] आद्रे, गीला,--हलः प्रतिभू, 
आगतः प्रतिभू या जामिन के रूप में आया हुआ 
(यह शब्द एक दो बार विद्वशालमञ्जिका में 
आया है) । 
ओषः [ उष्‌ --घज्ण_ ] जलन, संवाह्‌ । 
ओषणः [ उष्‌ +त्य्‌ट्‌ ] तिक्तता, तीक्ष्णता, तीखा रस । 
ओबधि:,--घो (स्त्रीश) [ ओष +-धा -| कि, स्त्रियां ङीष्‌ | 
` 1 जड़ीबूटो, वनस्पति 2. औषधि का पौधा, ओषधि 
3. फसली पौधा या जड़ी बूटी जोकिं पक कर सूख 
जाती है। सम०--ईशः--गर्भः,--नाथः चन्द्रमा 
.-(वनस्पतियों का अधिदेवता तथा पोषक)--ज (वि०) 
बनस्पति से उत्पन्न,--धरः,--पतिः 1. ओषधि-विक्रेता 
2. वैद्य 3. चन्द्रमा,-प्रस्थः हिमालय की राजधानी 
--तत्त्रयातौषधिप्रस्थं स्थितये हिमवत्पुरम्‌--कु० ६! 
३३, २६ । 
ओष्ठः [ उष्‌--थन्‌ ] होठ (ऊपर का या नीचे का) । सम० 
--अघरौ-रम्‌, ऊपर और नोचे का होठ,--ज (वि०) 
ओष्ठस्थानीय,---जाहः होठकी जड,--'पल्लवः,--पम्‌ 
किसलय जैसा, कोमल ओष्ठ --पुटम्‌ होठों को खोलने 
पर बना हुआ गड्ढा । 
ओष्ठ्य (वि०) [ ओष्ठ-यत्‌ ] 1. होठों पर रहने वाला 
2. ओष्ठ - स्थानीय (ध्वनि आदि) । 
ओष्ण (वि०) [ ईषद्‌ उष्ण:--ग० स० ] थोड़ा गरम, 
गुनगुना। , 


( २३२ ) 


ञौ 


आं | आ --अ्‌ +जिवयू, ऊठ ] (क) आमंत्रण (ख) 
संबोधत (ग) विराव तथा (घ) शपथोक्ति अथवा 
संकल्पद्योतक अब्यय । 

जोक्थिवयम्‌ [ उक्थ ठक्‌ +-ष्यञ्य्‌ ] उक्थ का पाठ 
सामवंद । 

ओक्थम्‌ | उवथ +अण्‌ | पाठ करने की विशेष (“उक्थ | 
अंग से संब्रंध रखने वाली) रीति। 

ऑक्षकम्‌,--ओक्षम्‌ [ उक्ष्णा समूहः इत्यर्थे उक्षन्‌ !-अण, | 
टिलोपः बुडा वा ] बैलों का झुण्ड--शि० ५४६२ । | 

आध्यम्‌ ¦ उग्र --ष्यञ्ग्‌ | दृढता, भीषणता, भयंकरता, ¦ 
क्रताआदि] | | 
औधः | ओव--अण्‌ ] वाढ, जलप्लावन । | 
भ्रीच्ित्यमू, औचिती ( उचित --ष्यडा, स्त्रियां डीष, यलो- | 
पश्च | 1. उपयुक्तता, योग्यता, उचितपना 2. संगति 
या योग्यता, वाक्य में शब्द के यथार्थ अर्थ का निर्धो- | 
रण करने के लिए कल्पित परिस्थितियों में से एक 


| 
। 
| 


~-सामर्थ्यसौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 
--सा० द० २। 

औच्चैःश्रवसः [ उच्चैः श्रवस्‌ +-अण्‌ ] इन्द्र का घोड़ा । 

ऑजसिक (वि०) (स्त्री० [ ओजस्‌+-ठक्‌] 
ऊर्जस्वी, बलवान्‌ । --कः नायक श्रवीर । 

ओज्ञस्य (वि०) [ ओजस्‌ --ष्यडा, ] बल और स्फृति का 
चारक, स्यम्‌ सामर्थ्य, जीवनशक्ति, ऊर्जा, स्फूति । 

ऊ उल्पल्यम्‌ [ उज्ज्वल +-ष्यञ्ञ्‌ ] उज्ज्वलता, कान्ति । 

ओड्पिक (वि०) (सत्री०--की) [ उड्प--ठक्‌ | किश्ती 
में बेळ कर पार करने वाला,--कः किइती या लठठे 
का यात्री । 
म्वर [ उड्म्बर+-अञ्ञ्‌ | = दे० औदुम्बर । 

आड़: [ ओड़+-अण्‌ ] ओड़ (वर्तमान उड़ीसा) देश का 
निवासी या राजा । 

औक्रण्ठ्यम्‌ [उत्कण्ठान-प्यज्‌ ] 1. इच्छा, लालसा 
2. चिन्ता 

ऑत्कर्प्यंभू | उत्कर्ष +ष्यजा | श्रेष्ठता, उत्कृष्टता । 

औत्तमिः | उत्तम --इव्य_ | १४ मनुओं में से तीसरा । 

अत्तर (वि०) (स्त्री०--री,--रा) उत्तरी । सम० 
--पथिक उत्तर दिशा की ओर जाने वाला । 

अचरेयः (उत्तरा--ढक्‌ ) अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र 
परीक्षित्‌ 1 

स्थनपाद;,--पादिः | उत्तानपाद+-अण्‌, इडा वा है 

1. ध्रुब 2. उत्तर दिशा में वर्तमान तारा । 

ओऔपक्तिक (वि०) (स्त्री-को) [उत्पत्ति] ठक्‌ ] 

1. अन्तर्जात , सहज 2. एक ही समय पर उत्पन्न । 

त्यात (वि०) [उत्पात --अण्‌ | अपशकुनों का विश्लेषक। 


औत्पातिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उत्पात +ठक ] 
अमंगलकारी, अलौकिक, संकटमय--रघु० ४४, ५३, 
-कम्‌ अपशकुन या अमंगल । 

ओत्संगिक (वि०) (स्त्री०--कौ ) [उत्संग--ठक्‌ ] 
कूल्हे पर रक्खा हुआ, या कल्हे पर धारण किया 
हुआ । 


| औत्सगिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उत्सर्ग +-ठञ्ञ्‌ ] 1. 


सामान्य विधि (जैसे कि व्याकरण का नियम) जो 
अपवाद रूप में ही त्यागने के योग्य हो 2. सामान्य 
(विप० विशेष), प्रतिबन्धरहित, सहज 3. व्युत्पन्न, 
यौगिक । 

ओत्सुक्यम्‌ [ उत्सुक +-ष्यञ्ग] 1. चिन्ता, बेचैनी 2. प्रबल 
इच्छा, उत्सुकता, उत्साह--औत्सुक्यमात्रमवसाययति 
प्रतिष्ठा ५।६, औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतं- 
माना ह्लिया--रत्न० १।२। 

वि०) (स्त्री०--की) | उदक-अण्‌ ] जलीय, 

पनीला, जल से संबंध रखने वाला । 

औदञ्चन (वि०) (स्त्री०--नी) [ उदञ्चन+{-अण्‌ ] 
डोळ या घड़े में रक्खा हुआ । 

औदनिकः (दञ्च) [ ओदन--ठञ्‌ ] रसोइया 1 

औदरिक (वि०) (स्त्री०--की) [उदर~-ठक्‌ | बहुभोजी 
पेटू, खाऊ सर्वत्रौदरिकस्याभ्यवहार्यमेव विषयः--- 
--विक्रम० ३, मालवि० ४। 

ओदये (वि०) [उदरे भवः यत्‌] 1. गर्भेस्थित, 2. गर्भान्तः 
--प्रबिष्ट । 

औदश्वितम्‌ [उदर्वित्‌+-अण्‌] आधा पानी मिलाकर तैयार 
किया हुआ मट्टा । 

औदार्यम्‌ [उदार --ष्यञ्ग्‌ ] 1. उदारता, कुलीनता, महत्ता 
2. बड़प्पन, श्रेष्ठता 3. अर्थगांभीर्य (अर्थसंपत्ति )--स 
सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिरिचितार्थामिति वाच- 
माददे--कि० १।३, दे० कि० ११।४० पर मल्लि० 
और 'उदार' के नी० उदारता । 

औदासीन्यम्‌, ओदास्यम्‌ [उदासीन+-ष्यञा्‌, उदास 
~+ष्यञ्ञ्‌] !. उपेक्षा, निःस्पृहता --पर्याप्तोसि प्रजा 
पातुमौदासीन्येन वतितुम--रधु० १०1२५, इदानी- 
मौदास्यं यदि भजसि भागीरथि-गंगा० ४ 
2. एकान्तिकता, अकेलापन 3. पूर्ण विराग (सांसारिक 
विषयों से), वैराग्य । 

औदुंबर (वि०) (स्त्री०--री) [ उदुम्ब्रर+अञ्ञ्‌] गूलर 
के वृक्ष से बना या उससे प्राप्त,--रः ऐसा प्रदेश जहाँ 
गूलर के वृक्ष बहुतायत से हों,- री गूलर की शाखा, 
रम्‌ 1. गूलर की लकड़ी 2. गूलर का फल 
3. तांबा । 


( २३१ ) 


औद्गात्रम्‌ [उद्गातू +-अञ्य_] उद्गाता ऋत्विज का पद या 
कार्य । 

औद्दालकम्‌ [उद्दाल --अग्‌, संज्ञायां कन्‌] मधु जैसा एक 
पदार्थ जो तीखा और कड़वा होता हे । 

औद्देशिक (वि०) (स्त्री ०--की) [उद्देशञ-ठक्‌] प्रकट करने 
वाला, निर्देशक, संकेतक । 

औद्धत्यम्‌ [उद्धत ~ ष्यञ््‌] 1. हेकडी, ढीठपना 2. साह- 
सिकता, जोवटवाले कार्यों में हिम्मत--औद्धत्यमायो- 
जितकामसूत्रम--मा० ९ ४। 

औद्धारिक (वि०) (स्त्रीको) [ उद्घधार+ ठव्न | 
पैतृक सम्पत्ति में से घटाया हुआ, विभक्त करने योग्य, 
दाययोग्य,--कम्‌ (पैतृक सम्पत्ति में से घटाया गया) 
एक अंश या दायभाग । 

औड्िदम्‌ [उङ्भिद्‌ अण्‌] 1. झरने का पानी 2. सेंधा 
नमक । 

ओद्वाहिक (वि०) (प्त्री०-की) [उद्ठाह+-ठञ्ग्‌] 
1. विवाह से संबंध रखने वाला 2. विवाह में प्राप्त 
_ याज्ञ २११८, मनु० ९।२०६,-- कम्‌ विवाह के 
अवसर पर वधू को दिये गये उपहार, स्त्रीधन । 

औधस्यम्‌ [ऊधस्‌ प्यव] दूध (औड़ी से प्राप्त) रघु० 
२।६६ अने० पा० । 

औस्नत्यम्‌ ¦ उन्तत+-ष्यञ्ग्‌] ऊँचाई, ऊँचा उठना ( नैतिक 
रूपसेभी)! 

औपर्काणक (वि०) (स्त्री०--की) [उपकर्ण -ठक्‌] कान 
के निकट रहने वाला । 

औपकायेम्‌,- र्या [उपकाये {-अण्‌, स्त्रियां टापू च] आवास, 
तम्बू । 

औपप्रस्तिकः,---प्रहिकः [उपग्रस्त-|-ठव्य्‌ , उपग्रह ठडा.] 
1. ग्रहण 2. ग्रहण-प्रस्त सूर्य या चन्द्रमा । 

औपचारिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपचार +ठक्‌ | लाक्ष- 
णिक, आलंकारिक, गौण (विप० मुख्य), कम्‌ आलं- 
कारिक प्रयोग । 

औपजानुक (वि०) (स्त्री०--को) { उपजानु+-ठक्‌ ] 
घटनों के पास होने वाला । 

औपदेशिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उपदेश +ठक| 1. 
अध्यापन या उपदेश द्वारा जीविका कमाने वाला 2. 
शिक्षण द्वारा प्राप्त (जैसे कि घन) । 

औपधर्म्यम्‌ [उपघर्मं ष्यञ्‌ ] 1. मिथ्या सिद्धान्त, घमंद्रोह 
2. घटिया गुण या गुण का अपकृष्ट नियम । 

औपधिक (वि०) (स्त्री ०--की) [उपाधि --ठञ्न_] धूर्त, 
घोखेवाज । 

औषधेयम्‌ {उपाधि --ढव्न ] रथ का पहिया, रथांग । 

औपनायनिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपनयन +-ठक्‌] 
उपनयन सम्बन्धी, या उपनयन (जनेऊ के साथ दीक्षा 
देने का संस्कार) के काम का--मनु० २६८ । 
३० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


औषनिधिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपनिधि +-ठक] धरो- 
हर से सम्बन्ध रखने वाला,--कम्‌ घरोहर या अमानत 
जो वस्तु धरोहर या अमानत के रूप में रक्खी जाय 
याज्ञ०--२।६५। 

भौपनिषद (वि०) (स्त्री०--दी) [उपनिषद्‌ +-अण्‌] 1. 
उपनिषदों में बताया हुआ या सिखाया हुआ, वेद 
विहित, आध्यात्मिक 2. उपनिषदों पर आधारित, 
स्थापित या उपनिषदों से गृहीत -- औषनिषदं दर्शनम्‌ 
(वेदा० द० का दूसरा नाम)--दः 1 परमात्मा, ब्रह्म 
2. उपनिषदों के सिद्धाम्तों का अनुयायी । 

ओपनीविक (वि०) (स्त्रीको) [ उपनीवि+ठक्‌ | 
--स्त्री या पुरुषों की धोती की गांठ पा नाडे के निकट 
रक्खा हुआ,--औपनीविकमरन्द्ध किल स्त्री (करम्‌) 
--कि० १०।६०, भट्टि० ४।२६। 

औपपत्तिक (वि०) (स्त्री०-की) | उपपत्तिय-ठक्‌ है| 
1. तैयार, निकट 2. योग्य, समुचित 3 प्राक्काल्पनिक । 

औपसिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपमा-1-ठक्‌ | 1. तुलना 
या उपमान का काम देने वाला 2. उपमा द्वारा 
प्रदर्शित. । 

औपम्यम्‌ [उपमा --ष्यडा.] तुलना, सभरूपता, सादृश्य 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुवैन्ति साधवः हि? 


१।१२। 

औपयिक (वि०) (स्त्री०--की ) [उपाय +-ठक्‌ | 1. समुः 
चित, योग्य, यथार्थ 2. प्रयत्नो द्वारा प्राप्त,-'कः,--कम्‌ 
उपाय, तरकीब, युक्ति--शिवमौपथिकं गरीयसीम्‌ 
--कि० २।३५। 

औपरिष्ट (वि०) (स्त्री०- ष्टी) [उपरिष्ट--अण्‌ | ऊपर 
होने वाला, ऊपर का । 

औपरो (रौ) धिक (वि०) (स्त्री०--को) [उपरोध--ठक] 
1. अनुग्रह सम्बन्धी, कृपा सम्बन्धी, अनुग्रह या कृपा के 
फलस्वरूप 2. विरोध करने वाला, बाधा डालने वाला 
--कः पीलू वृक्ष की लकड़ी का डंडा । 

औपल (वि०) (स्त्री०--ली) [उपल --अणू] प्रस्तरमय, 
पत्थर का । 

औषवस्तम्‌ [उपवस्त--अण्‌ | उपवास रखना, उपवास । 

औषस्त्रम्‌ [उपवस्त्र --अण्‌ | 1. उपवास के उपयुक्त भोजन, 
फलाहार 2. उपवास करना । 

औपवास्यम्‌ [उपवास --ष्यडा,] उपवास रखना ! 

औपवाह्य (वि०) [उपताह्मत-अण्‌! 1. सवारी के काम 
आने वाळा,-ह्यः 1. राजा का हाथी 2. कोई राजकीय 
सवारी । 

औपबेशिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपवेश ठञ्‌] पूरी 
लगन के साथ काम कर के अपनी आजीविका कमाने 


वाला । 
औपसङख्यातिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपसडल्यान-- 


( २३४ )' 


ठक्‌| 1. जिसका परिशिष्ट में वर्णन किया गया हो 
2. परिशिष्ट । 

अषसगिक्क (वि०) (स्त्री०--को) [ उपसर्गस-ठञञ_ | 
1. विपत्ति का सामना करने योग्य 2. अमङ्गल सूचक । 

औपस्थिक (वि०) |उपस्थ-+-ठक्‌ | व्यभिचार द्वारा अपनी 
जीविका चलाने वाला ! 

औषस्थ्यम्‌ [उपस्थ --ष्यडा | सहवास, स्त्रीसंभोग । 

औषहारिक (वि०) (स्त्री०-- [उपहार+-ठक्‌] उप- 
हार या आहुति के काम आने वाला,--कम्‌ उपहार या 
आहुति । 

औषाधिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उपाधि-+-ठजा | 
1. विशेष परिस्थितियों में होने वाला 2. उपाधि या 
विशेष गुणों से सम्बन्ध रखने वाला, फलित कार्ये । 

औषाध्यायक (वि०) (स्त्री०--को) िपाध्याय--वुव्न_] 
अध्यापक से प्राप्त या आने वाला । 

औपासन (वि०) (स्त्री०--नी) [उपासन ञ-अण्‌ | गृह्याग्नि 
से सम्बन्ध रखने वाला,--नः गाह्यंस्थ्य पूजा के लिए 
प्रयुक्त अग्नि, गृह्याग्नि । 

आम्‌ (अव्य०) शूद्रो के लिए पावनध्वनि (क्योंकि ओम्‌ 
का उच्चारण झाद्रों के लिए वर्जित है) 

औरभ्र (विण) (स्त्री०--श्री) [उरश्रञ-अण्‌] भेड़ से 
सम्बन्ध रखने वाला, या भेड़ से उत्पन्न, आम्‌ 1. भेड़ 
या बकरे का मांस 2. ऊनी वस्त्र, मोटा ऊनी कम्बल 
(अर: भी) । 

औरश्रकम्‌ [उरअआणां सम्‌हः--वुद्म_] भेड़ों का झुण्ड । 

ओरञ्रिकः { उरश्र+-ठञ | गइरिया । 

औरस (वि०) (स्त्री ०--सी) |उरसा निर्मित:-अण्‌ | कोख 
से उत्पन्न, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, वेघ--रघु० १६। 
८८,--स५ --सी वेध पुत्र या पुत्री--याज्ञ० २।१२८। 

ऑरस्य == ओरस । 

और, और्णक, औणिक (वि०) (स्त्री०--र्णी,---की ) 
[ऊर्णा.+अञा,, वुञ्ञ्‌ वा] ऊनी, ऊन से बना हुआ । 

ओध्बकालिक (वि०) (स्त्री >--को) | ऊर्ध्वकाल न-ष्ठञ्ञ्‌] 
पिछले समय से संबद्ध या बाद का । 

ओध्वंदेहम्‌ [अध्वेदेह ! अण्‌] अन्त्येष्टि संस्कार, प्रंतकमं । 

ओषध्बंदे (दे) हिक (वि०) (स्त्री०--की) 'ऊघ्वेदेहाय 
साधु---ठव्म] मृत व्यक्ति से संवद्ध, अन्त्येष्टि, “क्रिया 
प्रेतकर्म, अन्त्येष्टि संस्कार,-कम्‌ अन्त्येष्टि संस्कार, 
प्रेतकर्म । 

और्ब (वि०) (स्त्री3--र्वो) [ऊरु-+-अणू। 1. धरती से 
सम्बन्ध रखने वाला 2 जंघा से उत्पन्न, -वेः एक 
प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह भूगुवंश में उत्पन्न हुआ था। 
महाभारत में वर्णन मिलता हैं कि भृगु के वंशजं का 
नाश करने की इच्छा से कार्तवीयं के पुत्रों ने गर्भस्थित 
बालकों को भी मौत के घाट उतार दिया । उस वंश 


की एक स्त्री मे अपने गर्भ की 'रक्षा के लिए उसे अपनी 
जंघा में छिपा लिया--इसीलिए जधा से जन्म होने के 
कारण वह और्व कहलाया । उसको देख कर कार्तवीर्य 
के पुत्र अंये हो गये, उसके क्रोध से उठी ज्वाला ने 
समस्त संसार को भस्म कर देना चाहा । परन्तु अपने 
पितरों--भार्गवों-की इच्छा से उसने अपनी क्रोधाग्नि 
को समुद्र में फेंक दिया जहाँ बह घोड़े के रूप में गुप्त 
पड़ा रहा--तु० बडवाग्नि। बाद में औवे अयोध्या 
के राजा सगर का गुरु हुआ) 2. वडवाग्नि,-त्वयि 
ज्वलत्यौर्वं इवाम्बुराशौ श० ३।३, इसी प्रकार "अनल: । 

औलूकम्‌ [उलूकानां समूहः-- अञ | उल्लुओं का झुंड । 

औलक्यः [उलूकस्यापत्यं--यञ्ग्‌ ] वशेंषिक दर्शन के निर्माता 

< कणाद मुनि (दे० सर्व० में औलृक्यदशन ) 

औल्वण्यम्‌ [उल्वण +-ष्यञ्ञ्‌] आविक्य, बहुतायत, प्राबल्य । 

औज्ञन, औशनस (वि०) (स्त्री० ) उशना अर्थात्‌ 
शुक्राचार्य से सम्बन्ध रखने वाला, उशना से उत्पन्न या 
उशना से पढ़ा हुआ,--सम्‌ उशना का धर्मशास्त्र 
(नागरिक शास्त्र व्यवस्था पर लिखा गया ग्रन्थ) । 

औशीनरः | उशीनरस्यापत्मम्‌--अङ] ऊशीनर का पृत्र,---री 
राजा पुरूरवा की पत्नी । 

औशीरम्‌ [ उशीर+-अण्‌ ] 1. पंखे या चॅवर की डंडी 
2. बिस्तरा--औशीरे कामचारः कृतोऽभूत्‌ -- दश० ७२ 
3. आसन (कुर्सी, स्टूल आदि) 4. खस का लेप 5. खस 
की जड़ 6. पंखा । 

होनन । [उषण +-अण्‌] 1. तीक्ष्णता, तीखापन 2. काली 


ओषधम्‌ {औषधि-{-अण्‌] 1. जड़ी-बूटी, जड़ी बूटियों का 
समह 2. दवादारू, सामान्य औषधि 3. खनिज । 


औषधिः . धी (स्त्री०) |प्रा० स०] 1. जड़ी-बूटी, बनस्पति 
--दे० ओषधि 2. रोगनाशक जड़ी-बूटी-अचिन्त्यो हि 
मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः--रत्न० २ 3. आग उगलमे 
वाली जड़ी--विरमन्ति न ज्वलितुमौषधय:--कि० ५। 
२४, (तृणज्योतींषि--मल्लि>) तु० कु० १।१० 
4. वर्षभर रहने वाला या सालाना पतझड़ वाला पौधा, 
*धिपतिः सोम, औषधियों का स्वामी । 

औषधीय (वि०) [औषध +-छ] औषधि संबन्धी रोगनाशक, 
जड़ी-बूटियों से युक्‍त । 

औषरम्‌,--रकम्‌ [उषरे भवम्‌--अणू, ततः कन्‌] सेंघा 
नमक, पहाड़ी नमक । 

औषस (वि०) (स्त्री०--सी) [उपस्‌ : अणू] उषा या 
प्रभात से सम्बन्ध रखने वारा --सी पौ फटना, प्रभात 
काल । 

औषसिक, औषिक (वि०) (स्त्री०-- ) [उषस्‌--ठञ्ग 
उषा--ठव् वा] जिसने प्रभातकाल में जन्म लिया है, 
उष: काल में उत्पन्न । 


{ २३५ ) 


ओष्ट्र (वि०) (स्त्री०--थ्ट्री) [उष्ट्र+-अण्‌] 1. ऊट से 


उत्पन्न या ऊंट से सम्बन्ध रखने वाळा 2. जहाँ ऊंटों 
की बहुतायत हो,--ष्ट्रमू ऊँटनी का दूध । 


औष्ट्रकम्‌ [उष्ट्र +-वुञ्ग्‌] अँटो का झुंड--शि० ५।६५। 
ओष्ठ्य (वि०) [ओप्ठ+यत्‌ | होठ से सम्बद्ध, ओष्ठ स्था- 


नीय । सम०--वर्शः ओष्ठस्थानीय अक्षर--अर्थात्‌ उ 


ऊ, प्‌ फूब्‌ भ्‌ म्‌ और व्‌,--स्थान (द्वारा) होठों द्वारा 
उच्चरित,---स्बरः ओष्ठस्थानीय स्वर । 

ओष्णम्‌ [उष्ण--अणू| गर्मी, ताप । 

औष्ण्यम्‌, ओष्म्यम्‌ [उष्ण-ष्यञ्‌, उष्म+-ष्यञ्ञ्‌ | गर्मी 
--रघु० १७।३३ । 


कः [ कच्‌ -ड ] 1. ब्रह्मा 2. विष्णु 3. कामदेव 4. अग्नि 


5. वागू 6. यम 7.सूर्यं 8. आत्मा 9. राजाया 
राज कुमार 10. यांठ या जोड़ 11. मोर 12. पक्षियों 
का राजा 13. पक्षी 14. मन 15. शरीर 16. समय 
17. बादल 18. शब्द, ध्वनि 19. बाल, कम्‌ 
१. प्रसन्नता, हर्ष, आनन्द (जैसा कि स्वर्ग में) 
2. पानी -सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिश्षाप्य कम्‌ 
>याज्ञ ० २।१०८ केशवं पतितं दृष्ट्वा पाण्डवा हषे- 
निर्भराः--सुभा० (यहाँ 'केशव' में इलेष है) 3. सिर 
---जैसा कि 'कंघरा' (==कं शिरो धारयतीति) में । 


कंसः,--सम्‌ [ कंस्‌ +-अ ] 1. जल पीने का पात्र, प्याला, 


कटोरा 2. कांसा, सफेद तांबा 3. 'आढ़क' नाम की 
एक विशेष माप,--सः मथुरा का राजा, उग्रसेन का 
पुत्र, कृष्ण का शत्रु (कंस की कालनेमि नामक राक्षस 
से समता की जाती है, कृष्ण के प्रति शत्रुता का व्यव- 
हार करते करते यह कृष्ण का घोर शत्रु बना । जिन 
परिस्थितियों में इसने ऐसा किया वह निम्नांकित हे, 
“देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हो जाने के बाद 
जब कि कंस अपना सुखसम्पन्न दाम्पत्यजीवन बिता 
रहा था, उसे आकाशवाणी सुनाई दी जिसने उसे 
सचेत किया कि देवकी का आठवां पुत्र उसका मारने- 
वाला होगा । फलतः उसने दोनों को कारागार में डाल 
दिया, मजबूत हथकड़ी और वेड़ियों से जकड दिया, 
और उनके ऊपर सख्त पहरा लया दिया। ज्यूही 
देवकी ने बच्चे को जन्म दिया त्यूंही कंस ने उसे छीन 
कर मौत के घाट उतार दिया, इस प्रकार उसने छः 
बच्चों का काम तमाम कर दिया। परन्तु सातवाँ और 
आठवाँ (बलराम और कृष्ण) बच्चा इतनी सावघानी 
रखते हुए भी सकुशल नन्द के घर पहुँचा दिया गया। 
भविष्यवाणी के अनुसार कंसहन्ता कृष्ण नन्द के यहाँ 
पलता रहा । जव कंस ने सुना तो वह अत्यन्त क्रुद्ध 
हुआ, उसने कई राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजे, 
परन्तु कृष्ण मे उन सबको आसानी से मार गिराया । 


क 


अन्त में उसने उन बालकों को मथुरा लिवा छाने के 
लिए अक्रूर को भेजा । फिर कंस और कृष्ण में घोर 
मल्लयुद्ध हुआ जिसमें कृष्ण के हाथों कंस मारा गया) 
सम०-अरिः,-अरातिः,-जित्‌,--कृष्‌,- द्विष्‌, हन्‌ 
(पुं) कस का मारने वाला अर्थात्‌ कृुष्ण--स्वयं 
संघिकारिणा कंसारिणा दूतेन--वेणी ० १, निषेदिवान्‌ 
कंसकृषः स विष्टरे--शि० १॥१६,--आस्यि (नपु०) 
कांसा,--कारः (स्त्री ०--री) 1. एक वर्णसंकर जाति, 
कसेरा---कंसकारशंखकारी ब्राह्मणात्संबभूवतु:--शब्द ० 
2. जस्ता या सफ़ेद पीतल के बतेन बनाने वाला, कांसे 
की ढलाई का काम करने वाला । 

कंसकम्‌ [ कंस--केन्‌ | कांसा, कसीस या फूल । 

कक्‌ (भ्वा० आ०--ककते, ककित) 1. कामना करना 
2. अभिमान करना 3. अस्थिर हो जाना, दे० कक्‌ । 

ककुंजलः [ क॑ जलं कूजयति याचते --क--कूज्‌-अलच्‌ 
पृषो० नुम्‌ ह्ृस्वश्च ] चातक, पपीहा । 

ककुद्‌ (स्त्री०) [ कं सुखं कौति सूचयति--क-~-कुञ-क्विप्‌, 
तुकागमः, तस्य दः ] 1. चोटी, शिखर 2. मुख्य, 
प्रधान--दे० नी० 'ककुद' 3. भारतीय बैल या सांड 
के कंधे के ऊपर का कूबड़ या उभार 4. सींग 5. 
राजचिह्व (छत्र, चामर आदि) (पाणिनि सूत्र ५। 
४।१४६-७ के अनुसार 'ककुद' के स्थान में बहुब्रीहि 
समास में 'ककुद्‌' आदेश होता है---उदा० त्रिककुद्‌) । 
सम०--स्थः इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा 
शशाद का पुत्र पुरंजय,--इक्ष्वाकुवंश्य: ककुदं नृपाणां 
ककुत्स्थ इत्याहतलक्षणोऽभूत्‌--रघु० ६।७१ (पौरा- 
णिक कथा के अनुसार राक्षसों के साथ देवों के युद्ध 
में जब देवों को मुंहकी खानी पड़ी तो वह इन्द्र के 
नेतृत्व में पुरंजय के पास गये और उनसे युद्ध में साथ 
देने के लिये प्रार्थना की | पुरंजय ने इस शर्ते पर 
स्वीकार किया कि इन्द्र उसे अपने कंघे पर उठा कर 
चले । फलत: इन्द्र ने बेल का रूप घारण किया और 
पुरंजय उसके कंधे पर बैठा--इस प्रकार पुरंजय ने 


( २३६ ) 


राक्षसों का सफाया कर दिया। इसीलिए पुरंजय 
'ककुत्स्थ'--'कूबड़ पर बैठा हुआ” कहलाता हँ) । 

केकुदः--दम्‌ | कस्य देहस्य सुखस्थ वा कृं भूमि ददाति 
दानक | 1. पहाड का शिखर या चोटी 2. कूबड 
या डिल्ला (भारतीय बैल के कंघे का उभार) 
3. मुख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख--ककुदं वेदविदां तपोधनञ्च 
7 मुच्छ० १1५, इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नुपाणाम्‌ -रघु० 
६७१ 4. राजचिह्व--नृपतिककुदं रघु० ३७०, 
१७।२७। 

ककुझत्‌ (वि०) | ककुद्‌ +मतुप्‌ ] 1. कूबड़ या डिल्ले से 
युक्त--(पु०) पहाड़ (जिसके शडग हो) 2. भैसा 
त महोदग्रा: ककुदन्त:-- रघु० ४।२२, कूबड़ वाला 
बैल १३।२७, कु० १।५६.- -ती कूल्हा और नितंब । 

ककुद्मिन्‌ (वि०) | ककुद्‌ {-मिनि ] शिखरघारी, कूबड़ 
युक्त (पु०) 1. कुबड्धारी बैल 2. पहाड़ 3. राजा 
रेवतक का नाम,-- 'कन्या--सुता बलराम की पत्नी 
रेवती शि० २।२०। 

ककुद्वत (पुश) | ककृद्‌त-मतुप्‌--वत्वम्‌ ] कूबड्यारी 

भैंसा । 

ककुदन्रम्‌ [ कस्य शरीरस्य कुम्‌ अवयव दुणाति - ककु- दू 
खचू, मुम्‌ ] नितंबों का गड्ढा, जघनकूप--याज्ञ ० 
३१९६ । 

ककुभ्‌ (स्त्री०) [क--स्कुभ|क्विप्‌ ] 1. दिशा, भू- 
परिधि का चतुर्थ भाग--वियुक्ता: कान्तेन स्त्रिय इव 
न राजति ककुभः मृच्छ ५1२६, द्रि ९२५ 
2. आभा, सौन्दय 3. चम्पक पुष्पों की माला 4. शास्त्र 
5. शिखर, चोटी । 

ककुभः [ कस्य वायोः कुः स्थानं भाति अस्मात्‌ --ककू + 
भा-क पृषो० वा कं वातं स्कुभ्नाति विस्तारयति- 
के+-स्कुभ्‌न-क | 1. वीणा के सिरे पर मुडी हुई 
छकड़ो 2. अजुनवृक्ष - ककुभसुरभिःशैल:- उत्तर० 
१।३३,--भम्‌ कुटज वृक्ष का फूल---मेघ० २२ । 

कक्कुलः | कक्क्‌ ]-उलच्‌ | बकुल वृक्ष । 

कक्कोल, “ली | कक्‌ +क्विप्‌, कुल्‌ -ण --कक्‌ च कोल- 
इचेति कर्म» सऽ स्त्रियां ङोष्‌ | फलदार वृक्ष 
कक्कोली फलजग्धि --मा० ६1१९ अने० पा०,-लस्‌, 
लकम्‌ 1. कक्कोल का फल 2. इसके फलों से 
तैयार किया गया गन्धद्रव्य । 

कॅक्‍्खट (वि०) [ कक्ख्‌+अटन्‌ ] 1. 
2. हंसने वाला । 

कक्खटी | कक्खट |-डीप्‌ ] खड्या । 

कक्षः [कष्‌+-स] 1. छिपने का स्थान 2. नीचे पहने जाने 
वाले वस्त्र का सिरा, कच्छे का सिरा 3. बेल, लता 
4. घास, सूखी घास-यतस्तु कक्षस्तत एव वह्लिः 
णारषु० ७।५५, ११।७५, मनु० ७।११० 5. सूखे 


कठोर, ठोस 


वृक्षों का जंगल, सूखी लकड़ी 6. काख - प्रक्षिप्योदचिषं 
कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌--शि० २४२7. राजा का 
अन्तःपुर 8. जंगल का भीतरी भाग--आशु निगंत्य 

कक्षात्‌--तऋतु० १।२७ कक्षांतरगतो वायु:--रामा० 
9. (किसी वस्तु का) पाइवं 10. भैसा 11. द्वार 
12. दलदली भूमि,-क्षा 1. ककराली या कांख का फोड़ा 
जिसमें पीड़ा होती है 2. हाथी को बाँधने की रस्सी, 
हाथी का तंग 3. स्त्री की तगडी, कटिबन्ध, करधनी, 
कटिसूत्र-शि० १७२४ 4. चहारदीवारी की दीवार 
5. कमर, मध्यभाग 6. आँगन, सहन 7. बाड़ा 8. भीतर 
का कमरा, निजी कमरा, सामान्य कमरा-कु० ७७०, 
मनु० ७२२४, गृहकलहंसकाननुसरन्‌ कक्षांतरप्रधा- 
वित:-का० ६३, १८२ 9. रनिवास 10, समानता 11. 
उत्तरीय वस्त्र 12. आपत्ति, सतर्क उत्तर (तर्क० में) 
33. प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्रिता 14. लांग 15. लांग बांधना 
16. कलाई,-क्षम्‌ 1. तारा 2. पाप । सम०---अग्निः 
जंगली आग, दावाग्नि-रघु० ११।९२ ,~अन्तरम भीतर 
का या निजी कमरा,--अवेक्षकः 1. अन्तः पुर का अधी- 
क्षक 2. राजोद्यानपाल 3. द्वारपाल 4. कवि 5. लम्पट 
6. खिलाड़ी, चित्रकार 7. अभिनेता 8. प्रेमी 9. रस 
या भावना की शक्ति,-धरम्‌ कन्धों का जोड़,--पः 
कछुवा,--(क्षा) पटः लंगोट,-पुट: काँख,--शाय:,--युः 
कुत्ता । 

कक्ष्या [कक्ष--यत्‌+-टाप्‌] 1. घोड़े या हाथी का तंग 2. स्त्री 
की तगड़ी या करधनी-शि० १०] ६२ 3. उत्त- 
रीय वस्त्र 4. वस्त्र की किनारी 5. महल का भीतरी 
कमरा 6, दीवार, घेर या बाडा 7. समानता । 

कल्या [कख्‌+-यत्‌+-टाप्‌] घेर या वाड़ा, विशाल भवन का 
प्रभाग या खण्ड । 

कड़क: [ कङक्‌+-अच्‌ ] 1. बगला 2. आम का एक प्रकार 
3. यम 4. क्षत्रिय 5. बनावटी ब्राह्मण 6. विराट के महल 
मे युधिष्ठिर द्वारा रक्खा गया अपना नाम। सम० 
“पत्र बगले के परों से सुसज्जित (--त्रः) बगले के 
पंखों से युक्त बाण--रघु० २।३१, उत्तर» ४२० 
महावी० १1१८,--पत्रिन्‌ (पुं०) =कंकपत्रः , मुखः 
चिमटा--वेणी० ५) १,--ज्ञाय, कुत्ता (बगले की भांति 
सोता हुआ) । 

कङकटः, कड़कटकः [+ङक्‌- अटन्‌, कन्‌ वापि] 1. कवच, 
रक्षात्मक जिरह बस्तर, सैनिक साज-सामान---वेणी० 
२।२६, ५।१, रघु० ७।५९ 2. अंकुश । 


न [| कम्‌ इति कणति, कम्‌--कण्‌--अच ] 


1. कड़ा-दानेन पाणि नं लु कङ्कणेन विभाति - भतू ० 
२।७१, इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्‌ - हि० १ 2. विवाह- 
सूत्र, कंगना (कलाई के चारों ओर बेधा हुआ) 
णाउत्तर? १११८, मा० ९।९, देव्यः कडूणमोक्षाय 


( २३७ ) 


मिलिता राजन्‌ वरः प्रेष्यताम्‌--महावी० २।५० 
3. सामान्य आभूषण 4. कलगो,--णः पानी की फुहार 
-नितंबे हाराली नयन युगले कद्भुणभरम्‌-उद्धूट,-णी, 
कड्ध[णिका 1. घूंघर 2. घुंघरु-जडा आभूषण । 

कङकतः,--तम्‌, कडकती,--तिका [किङ्क:अतच्‌] कंघी, 
बाल बाहन को कंघी--शि० १५।३३ । 

कङ्करम्‌ (क॑ सुखं किरति क्षिपति---कूर्स-अच्‌ | मट्ठा (पानी 
मिला हुआ) 

कङ्कालः---लम्‌ | क॑ शिरः कालयति क्षिपति--कम्‌ -|-कलू 
--शिच्‌ +अच्‌ ¦ अस्तिपंजर- मा० ५१४, । सम? 
--पालिन्‌ (पुं०) शिव, ~ शेष (वि०) कमजोर होकर 
जो हड्डियों का ढाँचा रह गया हो--उत्तर० ३१४३ | 

कङ्कालयः { कंकाल --या--क | शरीर । 

क्डुल्लः, ~ ल्लिः ¦ कडक --एल्ल:, एल्लि: वा | अशोक वृक्ष । 

कङ्कोली | कंकू --ओलचू +-डीप्‌ ]==दे० कक्कोली । 

कडंगुल: ! कंगु--ला--क॑ | हाथ । 

कच्‌ । ( भ्वा० पर०-कर्चात, 
रोना । 
11 (भ्वा० उभ०) 1. बाँधना, जकड़ना (आ-पूर्वक), 
त्वक्त्र चाचकचे वरम्‌ --भट्टि० १४।९४ 2. चमकना । 

कचः [ कच्‌ +-अच्‌ | 1, बाल (विशेषकर सिरके)--कचेषु 
च निगृह्येतानू--महा०, दे० नी० “ग्रह; -अलिनी- 
जिष्णुः कचानां चयः - भत ° १५ 2. सुखा या भरा 
हुआ घाव, क्षतचिल्ल या किण 3. बंधन, पट्टी 
4. कपड़े की गोट 5. बादल 6. बृहस्पति का एक पुत्र 
(राक्षसों के साथ लंबे युद्ध में देवता बहुधा हारा करते 
थे और असहाय हो जाते थे, परन्तु जो राक्षस युद्ध में 
सारे जाते थे, उनको फिर उनका गुरु शुक्राचायं अपने 
गुप्तमंत्र (यह मंत्र केवल शुक्राचार्यं के पास ही था) 
द्वारा पुनर्जीवित कर देता था । देवों ने इस मन्त्र को 
यथा शक्ति, प्राप्त करने का संकल्प किया और कच को 
शुकाचार्य के पास उसका शिष्य बन कर मंत्र सीखने के 
लिए फूसलाया । फलतः कच शुक्राचार्य के पास गया, 


कचित ) चिल्लाना, 


परन्तु राक्षसो ने उसकी दो बार इसलिए हत्या की कि | 


कहीं बह इस ज्ञान में पारंगत न हो जाय परन्तु दोनों 
ही बार, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्रौ देवयानी के (जिसका 
कि कच से प्रेम हो गया था) बीच में पड़ने से उसे 
फिर जिला दिया । इस प्रकार परास्त हो राक्षसों ने 
उसकी तीसरी वार हत्या करके, उसके शव को जला 
दिया और उसकी राख शुक्राचार्य की मदिरा में मिला 
दी। 
करने की अपने पिता से फिर प्रार्थना की । 
पिता ने उसे फिर जिला दिया । 
यानी उसको और भी अधिक प्रेम करने लगी, परन्तु 
कच ने उसके प्रेम-प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा 


उसके 


परन्तु देवयानी ने उस युवक को पुनर्जीवित | 


तब से लेकर देव- ; 


कि तुम मेरी छोटी बहन हो । इस बात पर देवयानी 
ने युवक को शाप दे दिया कि वह महामंत्र जो उसने 
सीखा है शक्तिहीन हो जायगा । बदले में कच ने भी 
उसे शाप दिया कि उससे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं 
करेगा, और उसे क्षत्रिय की पत्नी बनना पड़ेगा ), 
---चा हथिनी । सम०--अग्रम्‌ घुँघट, अलकें,--आचित॑ 
बिखरे बालों वाला --कि० १1३६, - ग्रहः बाल पकड़ना, 
बालों से पकड़ने वाला--रघु० १०।४७, १९।३१, 
पक्षः, पाशः, हस्तः धिचपिच या अलंकृत 
बाल (अमर कोश के अनुसार यह तीन शब्द 'समूह' 
को व्यक्त करते हुँ:--पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्था 
कचात्परे), मालः धूआँ । 


कचङ्कनम्‌ [ कचस्य जनरवस्य अङ्गनम्‌--ष० त०, शक० 
पररूपम्‌ ] वह मंडी जहाँ सामान पर किसी प्रकार का 
कोई शुल्क न देना पड़े । 

कचङ्कलः | कच्यते रुध्यते वेलया --कच्‌+-अङ्गलच्‌ } 

«समुद्र । 

कचाकचि (अव्य०) [कचेषु कचेषु गृहीत्वेदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ ब० 
स० इच्‌, पूर्वपददीघंः | 'बाल के बदले' एक दूसरे के 
बाल पकड़ कर (खींच कर, नोच कर) युद्ध करना । 

कचाटुरः | कचवत्‌ मेघ इव शून्ये अटन्ति--कच-+-अट्‌+- 
उरच्‌ ] जलकुक्कुट । 

कच्चर (वि०) | कुत्सितं चरति कु+चर--अच्‌ ] 
1. बुरा, मलिन 2. दुष्ट, नीच, अधम । 


कच्चित्‌ (अव्य०) [ कम्‌--विच्‌, चि--क्विप्‌ पृषो० मस्य 
दत्वम्‌ --कच्च चिच्च द्वयोः समाहारः - द्व० स० | 
(क) प्रश्‍्नवाचकता ('मुझे आशा हैं” प्रायः ऐसा अनु- 
वाद) --कच्चित्‌ अहमिव विस्मृतवानसि त्वं--श० ६, 
कच्चिन्मुगीणामनघा प्रसूतिः--रघु० ५।७, ५, ६, 
व ९ भी (ख) हर्ष तथा (ग) माङ्गलिकता-सूचक 
अव्यय । 

कच्छः --च्छम्‌ | केन जलेन छृणाति दीप्यते छाद्यते वा--क 
न-छो+-क | 1. तट, किनारा, गोट, सीमावर्ती प्रदेश 
(चाहे पानी के निकट हो या दूर) --यमुनाकच्छमवतोर्ण: 
--पंच० १, गन्धमादन कच्छोऽध्यासितः--विक्रम° ५, 
शि० ३1८०१2. दलदल, कीचड़, पंकभूमि 3. अधोवस्त्र 
की गोट या झालर जो लाँग का काम दे--दे० कक्षा 
4. किइती का एक भाग 5. कछुवे का अंग विशेष (जैसा 
कि 'कच्छप' में),--च्छा झींगुर | सम० अंतः झील 
या नदी का किनारा -पः (स्त्री०--पी) 1. कछुवा, 
कछुवी,-केशव घृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे -गीत० 
१, मनु० १1४४, १२।४२ 2. मल्लयुद्ध में एक स्थिति 
3. कुबेर की नौ निधियों मे से एक (-पी) 1. कळूवी 
2. एक प्रकार की वीणा सरस्वती की वीणा,--_ 
(स्त्री०} दलदली भूमि, पद्कुभूमि । 


( २३८ ) 


कख्छ (च्छा) टिका, कच्छाटी (कच्छ+-अट्‌ --अच्‌--कन्‌, 
इत्वम्‌, शक० पररूपम्‌, पररूपाभावे 'कच्छाटिका' डीषि 
कृते 'कच्छाटी' | धोती का छोर जो झरीर पर चारों 
ओर ळपेटने के वाद इकट्ठा करके लाँम की भाँति 
पीछे टाँब लिया जाता हे । 

उमः, कच्छू (स्त्री) [ कष्‌ +-ऊ, छ आदेशः, विकल्पेन 
हृस्वश्व | खुजली, खाज । 

कव्छ्र (वि०) | कच्छू-र हस्वश्च ] 1. खाज वाला, 
खुजली को बीमारी वाला 2. कामुक, लम्पट । 


ज्जलम्‌ [ कुत्सितं जलमस्मात्रभवति--को: कदादेशः | 


॥ 


गी 


/ दीपक्षिखेक कज्जलमलिनमेव कर्म 
केवलमुद्रमति--क० १०५, अद्यापि तां विधृतकज्जल- 
लोलनेवाम्‌ --वौर० १५, “कालिमा--अमरु ८८ 
2. सुर्मा (जो अंजन की भांति प्रयुक्त किया जाता है) 
3. स्याही, मसी । सम०--ध्वजः दीपक, लम्भ, 
-"रीचक:,---कम्‌ दौवट, (लकड़ी का बना दीपक 
का स्टैण्ड) । 

(भ्वा० आ०) 1. बांघना 2. चमकना । 

एर: [ कम्‌ ¬-चर्‌--णिच्‌य-अच्‌ | 1. सूर्यं 2. मदार 
का पौधा । 

चुक: [ कञ्च्‌ --उकन्‌ | 1, बस्तर, कवच 2. साँप की 
त्वचा, केंचुली --पंच० १।६६ 3. पोशाक, वस्त्र, 
कपड़ा - धर्म” प्रवेशित:---श० ५ 4. अंगरखा, चोगा 
अन्तः कञ्चुकिकञ्चूकर्य विशति त्रासादयं वामनः 
जार? २३, पंच० २,६४ 5. चोली, अंगिया 


कशचुकित (वि०) [ कञ्चुक--इतच्‌ ] 1, बख्तर से सुस- 
ज्जित, कवच धारण किये हुए 2. पोशाक पहने हुए 
"कंथा? -भत ० ३।१३०। 
कङचुक्रिन्‌ (वि०) (कज्चूक--इनि] कबच या जिरहबख्तर 
से सुसज्जित,-- (पुं) 1. अन्तः पुर का सेवक, जनानी 
ड्चोढ़ी का द्वारपाल (नाटकों में आवश्यक पात्र 
--अम्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः, सर्वकार्या- 
थेकुशल: कञ्चुकीत्यभिधीबते) 2. लम्पट, व्यभिचारी 
3. साँप 4. द्वारपाल 5. जौ । 
| 


कञ्चुकालुः | वञ्चुक +-आजुच्‌ | साँप । 


कऊचुलिका, कङचुली कञ्च्‌ |-उलच्‌--डीष्‌-|-कन्‌, हुस्वः 
चोली--त्वं मुग्धाक्षि विनैव कंचुलिकया घत्से मनोः 
हारिणीं छक्ष्मीम्‌-अमरु २७ । 

कञ्जः [ कम्‌+-जन्‌ञ-ड ] 1. बाल 2. ब्रह्मा--जम्‌ 


| 
| 


1. कमल 2. अमृत, सुधा। सम०--जः ब्रह्मा,--नाभः 
विष्णु + 
कऊजक:,--की[ कञ्जः केश इव कायति--कञ्ज+-क --क] 
एक प्रकार का पक्षी । 
कञ्जनः [ कम्‌ +-जन्‌--अच्‌ ] 1. कामदेव 2. एक प्रकार 
का पक्षी (कोयल) । 
कञ्जरः, कञ्जारः [कम्‌+-जु+-अक्‌, अणू वा] 1. सूर्य 
2. हाथी 3. पेट 4. ब्रह्मा की उपाधि । 
कञ्जलः | कञ्ज्‌य-कलच्‌ | एक प्रकार का पक्षी । 
कट्‌ (म्वा० पर० -कटति, कटित) 1. जाना 2. ढकना । 
प्र - 1. प्रकट होता 2. चमकना (प्रेर०--कटयति) 
प्रकट करना, प्रदर्शित करना, दिखलाना, स्पष्ट करना 
--औज्ज्बल्यं परमागतः प्रकटयत्याभोगभीमं तमः 
““मा० ५।११, सुहृदिव प्रकटय्य सुखप्रदा प्रथममेक- 
रसामनुकूलताम्‌ -. -उत्तर० ४१५, रत्न० ४१६, 


[ कट्--अच्‌ ] 1. चटाई -मनु० २।२०४ 2. कूल्हा 
3. कूल्हा और कटिदेश, कूल्हे के ऊपर का गते 4. 
हाथी का गंडस्थल - कण्डूयमानेन कटं कदाचित्‌ 
“-रघु० २।३७, ३।३७, ४४७ 5. एक प्रकार का 
घास 6. शव 7. शववाहन, अरथी 8. पासे का विशेष 
प्रकार से. फेंकता--निन्दितदशितमागे: कटेन विनि- 
पातितो यामि -- मुंच्छ ० २।८ 9. आधिक्य (जैसा कि 
'उत्कट' में) 10. बाण 11. प्रथा 12 श्मशानभूमि, 
कबरिस्तान । सम०--अक्षः नजर, तिरछी निगाह, 
विक्षेप--गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः- मा० 
१।२९, २५, २८, मेघ० ३५,--उदकम्‌ 1. (मृत 
पितरों को) तर्पण के लिए जल 2. मद, (हाथी के 
मस्तक से बहने वाला तरल पदार्थ ),--कारः 1. संकर 
जाति (निम्न सामाजिक अवस्था की) (शूद्रायां वैश्य- 
तश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मुतः--उशना) 2. चटाई 
बुनने वाला,--कोलः पीकदान,-- खादक 1. गीदड़ 2. 
कोवा 3. शीशे का बतंन,--घोषः गोपालपुरी,-पुतनः, 
"ना एक प्रकार के प्रेतात्मा--अमेध्यकुणपाशी च 
क्षत्रिय: कटपूतन:--मनु० १२।७१, उत्तालाः कटपूतना- 
प्रभृतयः सांराविणं कुवेते-मा० ५।१२, (“पूतन 
अने पा०) २३ भी,--प्रूः 1. शिव 2. भूत या, 
पिशाच 3. कीड़ा,--प्रोथः, -थम्‌ नितंब,---भंगः 
1. हाथों से दाने एकत्र करना (शिलोञ्छन) 2. राज- 
संकट, -- मालिनी शराब । 

कटकः--कम्‌ [कट्‌+-वुन्‌ } 1. कड़ा- आबद्धहेमकटकां 
रहसि स्मरामि--चौर० १५ 2. मेखला, करघनीं 3. 
रस्सी 4. श्रृंखला की एक कड़ी 5. चटाई 6. खारी 
नमक 7. पर्वत पाइवं--प्रफुल्लवृक्षैः कटकैरिव स्वैः 
कु० ७१५२, रघु० १६1३१ 8. अधित्यका - शि० 
४६५ 9. सेना, शिविर-मुद्रा० ५१० 10. राजधानी 


कटः 


_ ( २३९ ) 


३1. घर या आवास 12. वृत्त, पहिया । 

कटकिन्‌ (१०) [ कटक--इनि ] पहाड़ । 

कटङ्कटः | कट-+-कैंट्‌+खच्‌ बा०, मुम्‌ ] 1. आग 
2. सोवा 3. गणेश --याज्ञ ० १॥२८५ । 

कटनम्‌ | कट्‌-ल्युट्‌ | घर की छत॒ या छप्पर । 

कराहः | कट यअ --हन्‌ज-ड ] 1. कढ़ाई 2. कछुवे को 
कड़ी खाल 3. कूआं 4. पहाड़ी मिंट्टी का टीला 
5. टूटे बरतेन का खंड --शि० ५२७, नै० २२।३२ । 

झटिः,---टी (स्त्री) [कट इन, कटि +ङीप्‌ वा 1.1. 
कमर 2. नितं्र (साहित्य शास्त्री इस बात को ग्राम्य 
समझते है, इसका उदाहरण सा? द० ५७४ पृष्ठ पर 
---कटिस्ते हरते मनः) 3. हाथी का गंडस्थल । सम० 
“ तटम कुल्ह 
--अम्‌ 1. घोती 2. मेखला, करघनी, प्रोषः नितंब, 
- मलिका स्त्री की तगड़ी या करघनी, - रोहकः 
महावत, पीलबान,--ज्षीषकः कूल्हा,--श्टेंखला घूंघरू 
जड़ी करवनी,--- सूत्रम्‌ करघनी या मेखला । 

कटिका [ कटि--कन्‌ न टापू | कूल्हा, कमर । 

कठीरः,- रन्‌ ] 1. गुफा, खोखर 2. कूल्हों 


का गर्त, -रम्‌ 

घाटीरकम्‌ ! कटीर :-कन्‌ | नितम्ब, चूतड़ । 

कडु (विर) (स्पीच---दू या डूबी) [ कट्ताउ 11. त 
कडवा, चरपरा (रस का एक भेद माना जाता है, रस 
छः हैं: -कटू, अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय और लवण) 
---भग० १७९ 2. गंघयुक्त, तीक्ष्ण गंध वाला ---रघु० 
५१४३ 3. दुर्गग्धयुत, बदबूवाला 4. (क) कटू, व्यंग्या- 
त्मक (शब्द), याज्ञ० ३।१४२ (ख) अरुचिकर, अप्रिय 
--श्रवणकट्‌ नृपाणामेकवाक्यं विवबु: रघु० ६१८५ 
5. ईरष्पालु 6. गरम, प्रचण्ड --दुः तीखापन, तिक्तता, 
कडुवापन, (६ रसों में से एक), --द॒ (नपु०) 1. अनु- 
चित कायं 2. लोकापवाद, दुर्वचन, निन्दा । सम० 
- .फीट:--कोटक: डांस, मच्छर,- केबाणः टटिहिरी, 
--अंधि (तपुं०) सोंठ, इसी प्रकार “भंगः, “भद्रम्‌ 
सोंठ या अदरक,---निषप्लाबः अनाज जो जल की बाढ़ 
में न आया हो,--मोदम्‌ एक सुगन्धित द्रव्य,--रवः 
मेंढक । 

कटुक (वि०) [कदु-+-कन्‌ | 1. तीक्ष्ण, चरपरा 2. प्रचंड, 
गरम 3. अप्रिय, अरुचिकर,--कः तीखापन, खटास 
(६ रसों में से एक) दे० ऊ० 'कट्‌' । 

कटुकता | कटुक | ता ] अशिष्ट व्यवहार, अक्खड़पना । 

कटुरम्‌ [कट--उरन] पानी मिला हुआ मठ्ठा । 

कटोरम्‌ कट्‌ | ओलच्‌ रलयोरभेदः | मिट्टी का कसोरा । 

कटोल: [कट्‌ |-ओलच्‌ | 1. चरपरा स्वाद 2. नीच जाति 
का पुरुष, जैसा कि चाण्डाल । 

कटू (म्वा० पर०) कठिनाई से रहना--दे ० 'कष्ठ्‌' । 


कल्हा---कटीतटनिवेशितम्‌-मृच्छ० १२७, ` 


| कठः किठ--अच| एक मुनि का नाम, वैशम्पायन का शिष्य 


यजुवेद की कठ शाखा का प्रवर्तक,- ठाः कठ मुनि 
के अनुवायी । सम०- धूर्लः यजुर्वेद की कठ लाखा में 
निष्णात ब्राह्मण,--आओजियः यजुर्वेद की कठ शाखा में 
पारंगत ब्राह्मण । 

कठमर्दः | कठ +-म्‌द्‌+अण्‌] शिव | 

कठर (वि०) [कद्‌ ञ-अरन्‌| कड़ा, सख्त । 

कठिका [कठ्‌ ‡-बुन्‌ बा०] खडिया । 

कठिन (वि०) |कठूर्स इन्‌] 1. कड़ा, सख्त कठिन 
विषमामेकवेणीं सारयन्तोम्‌--मेथ० ९२, अमर ७२ 
इसी प्रकार "स्तनौ 2. कठोर-हूदय, क्रूर, निर्देय--न 
विदीर्ये कठिना: खलू स्त्रिय:-- कु० ४।५, पंच> १६४ 
अनह० ६ इसी प्रकार "हृदय 3. कठोर, अनम्य 4. 
तीक्ष्ण, प्रचंड, उग्र (पीड़ा आदि )--नितान्तकठिनां रुजं 
मम न वेद सा मानसीम्‌- बिक्रम» २1११ ॐ. पीडा 
देने वाला,-ततः झुरमुट,--ना 1. साफ की हुई शक्‍कर 
से बनी मिठाई 2. खाना बनाने के लिए मिट्टी की हाँडी 
(--इस अर्थ में नपुं० भी) । 

कठिनिका, कठिन [कठिन--ङीष्‌, कन्‌+ठापु; इत्वम्‌ ] 
1. खड्या 2. कन्नो अंगुली । ८ 

कठोर (वि०) [कठ्‌-ओरन्‌ | 1. कडा, ठोस ~ कठोरास्थिर 
ग्रंथि-मा० ५1३४ 2. क्रूर, कठोर-हूदय, निदेय- अयि 
कठोर यश: किल ते प्रियम्‌-उत्तर० ३।२७, इसी प्रकार 
०हृदय, “चित्त 3. तीक्ष्ण, चुभने वाला, अंकुश: शा० 
१२२ 4. पूर्ण विकसित, पूर्ण, पूरा उगा हुआ,-कठोर- 
गर्भा जानकी विमुच्य--उत्तर० ११, ४९, इसी 
प्रकार---कठोरताराधिपलाऊ्छनच्छवि:-- शि० १।२० 
5. (आलं० ) परिपक्व, परिष्कृत--कलाकलापालोचन- 
कठोरमतिभिः--का० ७ । 

कडू म दे० कंड। 


कड (वि०) [कड्न-अच्‌ | 1. गूंगा 2. कर्कश 3. अनजान, 


४४ 


मूर्ख । 

कडड्ध (क) रः [कड--क (मृ बा) -खच्‌, मुभ्‌ | तिनका । 

कडंग (क) रोय(वि०) [कडंग (क॑) र -+-छ] जिसको तिनका 
खिलाया जाय,-यः घास खाने वाला पशु (गाय, भैस 
आदि) रघु० ५।९ । 

कडत्रम्‌ [गडचते सिच्यते जलादिकम्‌ अत्र --सड्‌ त अत्नुन्‌, 
गकारस्य ककारः] एक प्रकार का बर्तन । 

कडन्दिका [कलंडिका | विज्ञान, शास्त्र । 

कड (लं)म्ब: कड अम्बच्‌, उस्य छ: | डंठल, (साग भाजी 
का) । 

कडार (वि०) [ गड्‌ 4 आरन्‌ कडादेश ] 1. भूरे रंग का 
2, घमंडी, अभिमानी, ढीठ,-र; 1, भूरा रंग 2. सेवक! 

कडिलुलः [कट्यां तोलनं ग्रहणं यश्य, पृषो० टस्य ड] तलः ` 
वार, खञ्ज । 


( २४० ) 


कण्‌ 1 (म्वा० पर० -- 
चिल्लाना, ( 
3. जाना । 
1 (चुरा० पर» या प्रेर०) 
करना । 
कणः [कण्‌ |-अचू | 1. अनाज का दाना--तण्डुलकणान्‌ 
ऊहि० १, मनु० ११।९२ 2. अणु या (किसी -वस्तु 
का) लव 3. बहुत ही थोडा परिणाम द्रविण? झाट 
११९, २५ 4. धूल का जर्रा--रघयू० १।८५, पराग 
णविक्रम० २७5. (पानी को) बूँद या फुहार 
““कणवाही मालिनीतरङगाणाम्‌--श० ३५, अंबु", 
अशु",-मेघ० २६, ४५, ६९, अमरु ५४ 6. अनाज की 
बाल 7. (आग की) चिंगारी । सम०--अदः,-भक्षः, 
भुज्‌ (पुं) वैशेषिक दर्शन के निर्माता का नाम (जिसे 
अगुवाद का सिद्धांत कह सकते हैं) -जीरकम्‌ सफेद 
जोरा, -भक्षकः एक प्रकार का पक्षी,--लाभः भंवर, 
जलावतं । 
कणपः [कण -पा--क] लोहे का भाला या छड़,-लोहस्त- 
म्भस्तु कणप:-- वैज० चापश्‍चक्रकणपकर्षणम्‌---आदि० 
 दश० | 
कणशः (अव्य०) [कण -]- शस्‌] छोटे २ अंशों मे, दाना- 
दाना, थोड़ा-थोड़ा, बूंद-बूंद तदिदं कणशो विकीर्यते 
(भस्म) कु०--४।२७। 
कणिकः [कण्‌ -[-कन्‌, इत्वम्‌| 1. अनाज का दाना 2. 
छोटा कण 3. अनाज की 
भोजन । 
कणिका [कण _-ठन्‌-|-डापू] 1. अणू, एक छोटा अथवा 
सूक्ष्म जर्रा 2. (पानी की) बूंद--मेध० ९८ 3. एक 
प्रकार का अन्न या चावल । 
कणिशः -शम्‌ [कणिन्‌--शी- -ड] अनाज की बाल । 
कणीक (वि०) [कण्‌ {-ईकन्‌] छोटा, नम्हा । 


कणे (अव्य०) [कण्‌ -?-ए] इच्छा-संतृष्ति का अभिघायक 
अव्यय (श्रद्धाप्रतीघात ) कणेहत्य पय: पिबति-सिद्धा० 
वह मन भर कर दूध पीता है ।' 

कणेरा--रुः (स्त्री० ) [कणेर +-टाप्‌, कण्‌--एरु] 1. हृथिनी 
2. वेश्या, रंडी । 

केण्डकः, कम्‌ [कण्ट्‌ +-्वृलू| 1. काँटा,-पादलग्नं करस्थेन 
कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (उद्धरेत्‌) --चाण० २२ 2. फांस, 
डंक --याज्ञ० ३।५३ 3. (आलं० ) एसा दुःखदायी 
व्यक्ति जो राज्य के लिए काँटा तथा अच्छे प्रशासन 
एवं शान्ति का शत्रु हो - उत्खातलीकत्रयकण्टकेऽपि 
णारेषुू७ १४७३, त्रिदिवमुद्धतदानवकण्टकम्‌-श० ७। 
३, सनु० ९२६० 4. (अतः) सताने या क्लेश पहुँ- 
चाने का मूल-कारण, उत्पात--मनु० ९।२५३ 

5. रोमांच होना, रोंगटे खड़े होना 6. अंगुली का नाखून 


कणति, कणित) 1. शब्द करना, | 
दुःख म) कराहना 2. छोटा होना 


आँख झपकना, पलक बन्द 


बाल 4. भुने हुए गेहूँ का 


7. कष्ट पहुंचाने वाला भाषण,--कः 1. बाँस 2. कार- 
खाना, निर्माणी । सम० अशनः, --भक्षकः -भुज्‌ 
(पुं०)ऊँट,--उद्धरम्‌ 1. (साऽ) काँटा निकालना, 
नलाई करना 2. (आलं) जनसाधारण को सताने वाळे 
तथा चोर आदि उत्पातकारियों को दूर करना,-कण्ट- 
कोद्धरणे नित्यमातिष्डेदयत्ममुत्तमम्‌ - मनु० ९२५२ 
~ दुमः 1. काँटा, झाडो--भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्र 
कण्टकदुमाः--मुच्छ० ९।७ 2. सेमळ का वृक्ष,--फलः 
कटहल, गोखरू, रेड या धतूरे का पेड, -- मर्दनम्‌ उत्पात 
शान्त करना, --विशोधनम्‌ सब प्रकार क्लेशों के स्रोतों 
का उन्मूलन करना,---राज्यकण्टकविशोधनोद्यत:-- 
विक्रमांक० ५।१। 
कण्टकित (वि०) [कण्टक }-इतच्‌| 1. काँटेदार 2. खडे 
हुए रोगटों वाला, पुलकित, रोमांचित --प्रीतिकण्टकि- 
तत्वचः--कुः० ६1१५, रघु०.७।२२ । 
कण्टकिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [कण्टक--इनि] 1. कांटे- 


दार, कंटीला,--कण्टकिनो वनान्ता: - - विक्रमांक० 
१।११६ 2. सताने वाला, कष्टदायक । सम० - फलः 
कटहल । 


कण्डकिलः [ कण्टक-{-इलच्‌ ] कांटेदार बाँस ! 
कण्ठ्‌ (भ्वा०, चुरा ० उभ०---कण्ठति-ते, कंठयति-ते, कण्ठित) 
ˆ 1. विलाप करना, शोक करना 2. चूकना, आतुर होना, 
लालायित होना, खेद के साथ स्मरण करना (इस अर्थ 
को प्रकट करने के लिए धातु के पूर्व 'उद्‌' उपसर्ग लगा 
कर संब०, अघि० या सम्प्र० की संज्ञा के साथ इस क्रिया 
का प्रयोग करते हैं)-- परिष्व ङ्गस्य वात्सल्यादयमृत्कण्ठते 
जन: - उत्तर० ६।२१, यथा स्वर्गाय नोत्कण्ठते-विक्रम० 
३, सुरतव्यापारलीलाविधौ चेतः समुत्कण्ठते-काव्य ० १। 


| कण्ठः, -ठम्‌ कण्ठ्‌ |-अच्‌ | 1. गला,--कण्ठे निपीडयन्‌ मार- 


यति--मृच्छ ०८, कण्ठः स्तम्भितत्राप्पवृत्तिकलृषः-- श० 
४।५ कण्ठंषू स्वरितं गतेपि शिशिरे पुंस्क्रोकिलानां रुतम्‌ 
६३ 2. गर्दन-कण्ठाइलेष परिग्रहे झियिलता--पंच० 
४1६; कण्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दू रसंस्थे -मेघ ० 
३।९७ ११२, अमरु १९।५७, कु० ५५७ 3. स्वर 
आवाज --सा मुक्तकण्ठं चक्रन्द--रघु० १४॥६५, किञ्च र- 
कण्ठि ८।६३, आर्यपुत्रोपि प्रमुक्तकण्ठं रोदिति--उत्तर० 
३ 4. बतेन की गर्दन या किनारा 5. पडोस, अवि- 
च्छिन्न सामीप्य (जैसा कि 'उपकण्ठ' में) । सम्‌० 
_ ` आभरणम्‌ गले का आभूषण-- परीक्षितं काव्यसुवर्ण- 
मेतल्लोकस्य कण्ठाभरणत्वमेतु विक्रमांक० १।२४ तु० 
सरस्वती कण्ठाभरण जैसे नाम,-कूणिका भारतीय वीणा, 
“गत (वि०) गले में रहने वाला, गले में आने वाला 
अर्थात्‌ वियुक्त होने वाळा, - -न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः 
कण्ठगतेरपि--सुभा ०,- - तटः, -टम्‌,--डी गले का 
पारवे या भाग, --दघ्न (वि०)गर्दन तक पहुँचने वाला, 


( २४१ ) 


--नोडक: चील,-नीलकः बड़ा लॅप या मशाल,--वा- 
शकः 1. हाथी फी ग्रीवा के चारों ओर बंघी हुई रस्सी 
2. रोकने वाला,--भूषा छोटा हार--विदुषां कण्ठ भूषा- 
त्वमेतु-विक्रमांक ० १८।१०२, --मणिः 1. गले में पहनने 
का मणि 2. प्रिय वस्तु,--छता 1. पट्टा 2. घोडे को 
रोकने वाला,--कतिन्‌ (वि०) गले में होने वाला 
अर्थात्‌ बिदा होने वाला--प्राण:--रघु० १२५४, 
>-शोषः (शा०) 1. गले का सूख जाना, खुश्क हो 
जाना 2. (आलं०) निष्फल प्रतिवाद,- -सञ्जनम्‌ गदेन 
के सहारे लटकना,-सूत्रम्‌ एक प्रकार का आलिंगन 
-यत्कुर्वते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिघातं निबिडोपग्‌ हात्‌, 
परिश्रमार्थं शनकँविदग्धास्तत्कण्ठसूत्रं प्रवदंति संतः, कण्ठ- 
सूत्रमपदिश्य योषितः--रघु० १९।२२ ('स्तनालिंगन 
भी कहलाता है),--स्थ (वि०) 1. गले में होने बालां 
2. कंठस्थानीय । 

कण्ठतः (अव्य०) [कण्ठ--तसिल्‌ | 1. गले से 2. स्पष्ट रूप 
से, स्फुटरूप से । 

कष्ठालः [ कण्ठ्‌ + आलच्‌ ] 1. किश्ती 2. फावड़ा, कुदाली 
3. युद्ध 4. ऊँट,--छा बर्तन जिसमें दूध बिलोया जाय । 

कण्ठिका | कण्ठ+-ठन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक लड़का हार या 
माला । 

कण्ठो (स्त्री०) | कणठ--डीष्‌ ] 1. गर्दन, गला 2. हार, 
पट्टी 3. घोड़े की गर्देन के चारों ओर बंधी रस्सी । 
सम०--रव: 1. सिह 2. मदमाता हाथी-कंठीरवो महा- 
ग्रहेण न्यपतत्‌--दश० ७ ॐ. कबूतर 4. स्पष्ट घोषणा 
य। उल्लेख (इति कष्ठीरवेणोक्तम्‌ ) । 

कण्ठोलः ' कण्ठ --ईलच्‌ ] ऊंट । 

कण्ठेकालः [ कण्ठे कालो विषपानजो नीलिमा यस्य--अलु ० 

शिव । 

कण्ठय ( कि ) [ कण्ठ--यत्‌ ] 1. गले से संबन्ध रखने वाला 
गले के उपयुक्त, या गले में होने वाला 2. कठस्था- 
नीय । सम०--वर्ण: कृष्ठस्थानीय अक्षर--नामतः, 
अ, आ, क, खू, ग्‌, घ्‌, ङ और ह,- स्वरः कण्ठस्थानीय 

स्वर (अ और आ) । 

कण्ड्‌ (म्वा० उभ०) 1. प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना 2. घमंडी 
होना 3. कूटकर भूसी अलग करना, (चुरा० उभ० 
~~ कण्डयति-ते, कण्डित) 1. (अनाज), गाहना दाने 
अलग करना 2. रक्षा करना, बचाना । 

कण्डनम्‌ [ कण्ड +ल्युट्‌ | 1. फटकना, दानों से भूसी अलग 
करना -अजानतार्थं तत्सर्वं (अध्ययनम्‌) तुषाणां कण्डनं 
यथा 2. भूसी,--नी 1. ओखली 2. मुसल । 

कण्डरा [कड्‌ --अरन्‌] नस । 

कण्डिका [कंड |-ण्वुल्‌ +-टाप्‌] छोटा अनुभाग, छोट से छोटा 
अनुच्छेद (जैसा कि शुक्ल यजुर्वेद में) 

कण्डुः (पु० स्त्री), कष्डूः (स्त्रो०) [कण्ड्‌ कु, कण्डू न 

३१ 


यक्‌ +-क्विप्‌, अलोपः यलोपः] 1. खुरचना 2. खुजाना 
-कपोलकण्ड्‌: करिभिविनेतुम्‌-कु० १।९, शा० ४।१७। 

कष्ड्तिः (स्त्री) [कण्डू +-यक्‌+-क्तिन्‌] 1. खुरचना 2 
खजली, खुजाना । 

कण्ड्यति ते (ना० घा०, उभ०) (भू० क० कृ०--कण्ड्‌- 
यित) 1. खुरचना, शनै: २ मसलना--कण्डूयमानेन 
कटं कदाचित्‌ --रघु० २1३७, मृगीमकण्ड्यत्‌ कृष्णसार 
--कु० ३।३६, श्छुंग कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूय- 
मानां मगीम--श० ६1१६, मन्‌० ४४२ । 

कष्डयनम [कथ्ड--यक +ल्युट्‌] खुरचना, मसलना--कण्डू 
यनैदैशनिवारणैश्च--रघ्‌० २।५,--नी भसलने के लिए 
ब्रश । 

कृष्ड्यनकः [कण्ड्यन-{-कन्‌] खुजली पैदा करनं वाला, 
गृदगुदी करने वाला--पंच० १।७१। 

कण्ड्या [कण्डू +-यक्‌+-भ-{-टाप्‌] 1. खु रचना 2. खुजलाना। 

कण्डूल (वि०) [कण्डू ]-लच्‌ | जिसे खुजली का विकार हो 
जो खुजली अनुभव करता हो, या खुजलाहट पैदा करने 
वाला--कण्डलद्विपगण्डपिण्डकणोत्कपेन संपातिभि 
—उत्तर० २।९। 


कण्डोलः [ कण्ड्‌+-मोलच्‌ ] 1. (वेत या बाँस की बनी) 
टोकरी जिसमें अनाज रखा जाय 2. डोली, भण्डार-गृह 
3. ऊँट,--ली चांडाल की वीणा । 

कथ्डोषः [ कण्ड्‌ {-ओषन्‌ ] झांझा, एक तरह का फुनगा । 

कण्व: [ कण्‌ {क्वन्‌ | एक ऋषि का नाम, शकुन्तला का 
घर्मपिता, काण्व ब्राह्माणवंश का प्रवर्तक । सम० 
--बुहित,--सुता शकुन्तला, कण्व की पुत्री । 

कतः, कतकः | कं जलं शुद्धं तनोति--तन्‌--ड--तारा० ] 

निर्मली का पौधा (इसका फल गदले पानी को स्वच्छ 
कर देने वाला बतलाया जाता हूँ) रीठा--फलं कतक- 
वृक्षस्य यदप्यंबुप्रसादनम्‌, न नामग्रहणादेव तस्य वारि 
प्रसीदति । मनु० ६।६७,--तम्‌-सकम्‌ इस वृक्ष का 
फल, रीठा, दे० 'अंबुप्रसादन' भी । 

कतम (सर्व० वि०) (नप्‌०--मत्‌) [ किम्‌+-डतमच्‌ | 
कौन या कोन सा--अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भागेन गत 
स जाल्म इति--विक्रम० १, अथ कतमं पुनक्तंतुमधि- 
कृत्य गास्यामि - श० १, कतमे ते गुणास्तत्र यानुदाहरं- 
त्त्यायेमिश्रा:--मा० १, (कभी कभी “किम्‌' के स्थान 
में बलप्राप्त प्रत्यादेश के रूप में प्रयुक्त होता है) । 

कतर (सर्व वि०) (नप्‌ं०-- रत्‌) { किम्‌+-डतरच्‌ | 
कौन, दो में से कौन सा,--नैतद्विक्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्ठा जयेम यदि वा नो जयेयु:--भग० २६ । 

कतसालः [ कस्य जलस्य तमाय शोषणाय अलति पर्याप्नोति 
अल्‌ --अच्‌ ] अग्नि, तु० खतमाल । 

कति (सवं वि०) | किम्‌ डति] (सदैब ब० ब्र०. में 
प्रयक्त--कति, कतिभिः) 1. कितने-_कत्यग्नयः, कति 


( २४२ ) 


सूर्यासः---ऋक्‌ ० १०।८८।१८ 2. कुछ (जब 'कति’ के 
साथ चिद्‌, चन या अपि जोड़ दिया जाता है, तो शब्द 
की प्रश्नवाचकता नष्ट हो जाती है, और वह अनिइ्च- 
यार्थक वन जाता हैं--अर्थ होता है-- कुछ, कई, थोड़े 
से--तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा-श० २।१२, 
कत्यपि बासराणि-अमरु २५, तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला- 
विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान्‌-मेध० २) । 

कतिकृत्वः (अव्य०) [ कति+-कृत्वसुच्‌ | कितनी बार । 

कतिधा (अव्य०) [ कति+घा ] 1. कई बार 2. कितने 
स्थानों पर, या कितने भागों में । 

कृतिपय (वि०) [ कति-अयच्‌, पुक्‌ च ] कुछ, कई, कई 
एक--कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः--उत्तर० ३।२०, 
मैघ० २३,--कतिपयदिवसापगमे -- कुछ दिनों के बीत 
जाने पर--वर्ण: कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव--शि० 
२।७२ । 

कतिविध (वि०) [ ब० स० ] कितने प्रकार का । 

कतिशः (अव्य०) [ कति-शस्‌ ] एक बार में कितना । 

कल्य्‌ (म्वा० आ०--कत्यते, कत्थित) 1. श्षेखी बघारना, 
इतरा कर चलना--कृत्वा कत्थिष्यते न कः--भट्टि० 
१६१४, कृत्वैतत्कर्मणा सर्वं कत्थेथाः--महा० 2. प्रशंसा 
करना, प्रसिद्ध करना 3. गाली देना, दुर्वचन कहना । 
ब्रि--, 1. शेखी मारना, -का खल्वनेन प्रार्थ्यमाना 
विकत्यते--विक्रम० २ 2. दाम घटाना, तुच्छ करना, 
उपेक्षित करना --सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणैरस्मान्‌ 
विकत्थते--महा० । 

कत्यनम्‌,--ना [ कत्थ्‌ +-ल्यृट्‌. युच्‌ बा] डींग मारना, 
शेखी बघारना । 

कत्सबरम्‌ [ कत्स | वृ--अप्‌ ] कंघा । 

कथ्‌ (चुरा० उभ०-कथयति, कथित) 1. कहना, समाचार 
देना, (प्रायः सम्प्र के साथ) -राममिष्वसनदर्शनोत्सुकं 
मैथिलाय कथयांबभूव स: --रघु० ११।३७ 2. घोषणा 
करना, उल्लेख करना--भग० २।३४, रघु» ११।१५ 
3. वार्तालाप करना, बातें करना, बातचीत करना 
~-कथयित्वा सुमन्त्रेण सह--रामा० 4. संकेत करना, 
निर्देश करना, दिखलाना-विक्रम० १।७, आकारसदुशं 
वेष्टितमेवास्य कथयति--श० ७ 5. वर्णन करना, 
बयान करना,-कि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य- कु० ७। 
७८ कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते -हि० 
१।१, 6. सूचना देना, सूचित करना, शिकायत करना 
-~मृच्छ० ३ । 

कथक (वि०) [ कथ्‌ +पण्वुल ] कहानी कहने वाला, वर्णन 
करने वाला,--कः 1. मुख्य अभिनेता 2. झगड़ालू 3. 
कहानी सुनाने वाला । 

कदनम्‌ [ कथ्‌ +-ल्युट्‌ ] कहानी कहना, वर्णन करना, बयान 
करना । 


कथम्‌ (अव्य०) [ किम्‌-प्रकाराथे थम्‌ कादेराश्च ] 1. कँसे 
किस प्रकार, किस रीति से, कहाँ से-कथं मारात्मके 
त्वयि विश्वास: - हि० १, सानुबन्धाः कथं न स्युः 
संपदो मे निरापद:--रघु० ११६४, ३।४४, कथमात्मानं 
निवेदयामि कथं वात्मापहारं करोमि--श० १ (यहाँ 
बोलने वाले को अपने कथन के औचित्य में सन्देह है) 
2. यह बहुधा आश्चर्य प्रकट करता है-- (अहो, ) कथं 
मामेवोहिशति--श० ६ 3. यह प्रयः 'इव, नाम, नु, 
वा, स्विद्‌' के साथ जोड़ दिया जाता है जब कि इसका 
अर्थ होता है:--'क्या, सचम्‌च,' 'कया सम्भावना है” 
“मुझे बतलाइए तो” (यहाँ प्रश्न का सामान्यीकरण कर 
दिया जाता हँ)--कर्थ बा मम्यते --उत्तर० ३, कथं 
नार्मतत्‌-उत्तर० ६ 4. जब यह 'चिद्‌, चन या 
अपि' के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ हो 
जाता है 'हर प्रकार से! किसी तरह से हो' 'किसी न 
किसी प्रकार” 'बड़ी कठिनाई से' या 'बड़े प्रयत्नों से' 
-तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः-मेघ० ३, कथमप्युन्नमितं 
न चुम्बितं तु--श० ३।२५,न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्ति- 
हेतोः कथंचन--मनु ० ४।११, ५१४३, कथंचिदीशा 
मनसां बभृवुः-३।३४, कथं कथमपि उत्यित:--पंच ० 
१, विसृज्य कथमप्युमाम्‌ -कु० ६1३, मेघ० २२, 
अमरु १२, ३९, ५०, ७३ । सम०--कथिकः जिज्ञासु, 
पूछ-ताछ करने वाळा, कारम्‌ (अव्य०) किस रीति 
से, कैसे -कथंकारमनालम्बा कोतिर्यामधिरोहति-- 
शि० २५२, कथंकारं मुङक्ते-सिद्धा०, नै० १७1१२६, 
"प्रमाण (वि०) किस माप तोल का,-- भूत (वि०) 
किस स्वभाव का, किस प्रकार का (प्राय: टीकाकारो 
द्वारा प्रयुक्त), रूप (वि०) किस शक्ल सूरत का! 
कथन्ता [ कथम्‌ |-तल ] क्या प्रकार, क्या रीति । 


कथा [ कथ्‌+-अङ+-टाप्‌ ] 1. कथा, कहानी 2. कल्पित 
या मनगढ़ंत कहानी-- कथाच्छलेन बालानां नीतिस्त- 
दिह्‌ कथ्यते--हि० १।१ 3. वृत्तान्त, संदर्भ, उल्लेख 
-कथापि खलु पापानामलमश्रेवसे यतः-- शि० २1४० 4. 
बातचीत, वार्तालाप, वक्तृता 5: गद्यमयी रचना का 
एक भेद जो आख्यायिका से भिन्न है-- (प्रबन्धकल्पनां 
स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः, परंपराश्रया या स्यात्‌ 
सा मताख्यायिका बुधः) 'आस्यायिका’ के नीचे भी 
देखें । का कथा, या प्रति पूर्वक कथा (क्या कहना) 
क्या कहने की आवश्यकता है' 'कहना नहीं” 'कुछ नहीं 
कहना” और कितना अधिक' और कितना कम” 
आदि अर्थो को प्रकट करते हैँ-- का कथा बाणसन्धाने 
ज्याशब्देनैव दूरतः, हुंकारेणेव धनुष: स हि विघ्नान- 
पोहति--श° ३।१, अभितप्तमयोपि मादंवं भजते केव 
कथा शरीरिषु-रघु० ८।४३, आप्तवागनुमानाम्यां 
साध्यं त्वां प्रति का कथा--१०1२८, वेणी० २।२५, । 


( २४३ 


सम०--अनुरागः वार्तालाप करने में आनन्द प्राप्त 
करना,--अन्तरम्‌ 1. वार्तालाप के मध्य में--स्मते- 
व्योस्मि कथान्तरेषु भवता मृच्छ® ७।७ 2. दूसरी 
कहानी,--आरम्भः कहानी का आरम्भ,-उदथः कहानी 
की शुरुआत,-उद्घातः 1. प्रस्तावना के पाँच भेदों में से 
दूसरा प्रकार जब कि चुपके से सुनने के बाद प्रथम पात्र 
सूत्रधार के शब्दों या भाव को दोहराता हुआ रंगमंच 
पर आता हूँ--दे० सा० द० २६०, उदा० रत्न, 
वेणी० या मुद्रा ० 2. किसी कहानी का आरम्भ - आकु- 
मारकथोद्घातं शालियोप्यो जगुर्यशः रघु० ४1२०, 
~ उपाख्यानम्‌ वर्णन करना, बयान करना,--छलम्‌ 1. 
कथा के बहाने 2. मिथ्या वृत्तांत बनाते हुए, नायकः, 
पुरुषः (कहानी का) नायक, पीठम्‌ कथा या 
कहानी का परिचयात्मक भाग,--अबन्धः कहानी, 
बनावटी कहानी, कपोलकल्पित कहानी,--प्रसद्भूः 1. 
वार्तालाप, बातचीत या बातचीत के दौरान में- नाना 
कथा प्रसंगावस्थितः- हि० १,--मिथः कथाप्रसङ्गेन 
विवादं किल चक्रतु:--कथा० २२, १८१, नै० १।३५, 
2. विषचिकित्सक--कथाप्रस ङ्गेन जर्नेरुदाहृतात्‌--कि० 
१।२४ (यहाँ शब्द “प्रथम अर्थ को भी प्रकट करता 
हैं ),--प्राण: अभिनेता, मुखम्‌ कहानी का परिचया- 
त्मक भाग,--योगः बातचीत के मध्य,--विपर्यासः 
कहानी का मार्ग बदलना,--शेष,--अवश्लेष (वि० 
जिसका केवल 'वृत्तांत' ही बाकी रह गया है अर्थात्‌ 
'मृत' (कथाशेषतां गतः--मृत, मृतक) (--षः) 
कहानी का बचा हुआ भाग। 


~= 


कथानकम्‌ [ कथ्‌+-आनक बा० ] छोटी कहानी--उदा० 


वेतालपञ्चविशति । 


कथित (भू० क० कृ०) | कथ्‌+-क्त ] 1. कहा हुआ, 


वाणत, बयान किया हुआ 2. अभिहित, वाच्य । सम० 
--पदम्‌ पुनरुक्ति, दोहराना, ('पुनरुक्ति'--वाक्य में 
एक प्रकार का रचना विषयक दोष हे जब कि एक शब्द 
का बिना किसी विशिष्ट अभिप्राय के दोबारा प्रयोग 
किया जाता है) काव्य» ७, सा० द० ५७५, एत० । 


कद्‌ ! (दिवा० आ०--कद्यते) हतबुद्धि हो जाना, घबरा 


जाना, मन में दुःखी होना, 11 (म्वा० आ० --कदते, 
भ्वा० पर० भी) 1. चिल्लाना, रोना, आँसू बहाना 
2. झोक करना 3. बूलाना 4. मारना, प्रहार करना 
+-दे० कद्‌ । 


कद्‌ (अव्य०) | कद्‌-क्विप ] (समास में 'कु' के स्थान 


में प्रयुक्त होने वाला अव्यय) बुराई, अल्पता, ह्लास, 
निरर्थकता, तथा दोष आदि को प्रकट करने वाला 
अव्य० । सम०--अक्षरम्‌ 1. बुरा अक्षर 2. बुरी 
लिखाई, - अग्नि: थोड़ी आग,-- अध्वन्‌ बुरा मार्ग, 
"7 अन्नम्‌ बुरा भोजन,-अपत्यम्‌ बुरा बच्चा,-अस्यासः 


) 


बुरी आदत, बुरी प्रथा,--अर्थ (वि०) निरथंक, अर्थ- 
हीन, ~ अर्थनम्‌, ना कष्ट देना, दुःखी करना, सताना, 
~—अर्थयति (ना० घा०, पर०) 1. घृणा करना, तिर- 
स्कार करना 2. कष्ट देना, सताना--भ्तूँ० ३।१००, 
नै० ८७५,-अधित (वि०) 1. घृणित, उपेक्षित, तिर- 
स्कृत-कदथितस्यापि हि धेयंवृत्तर्ने शक्यते धैर्यगुणः 
प्रमाष्टुम्‌--भतृं० २1१०६ 2. सताया गया, पीडित 
किया गया आ: कदथितोऽहमेभिर्वारं वारं वीरसंवाद- 
विघ्नकारिभिः--उत्तर० ५ 3. तुच्छ, नीच 4. बुरा, 
दुष्ट, -- अर्यः कंजूस--मनु० ४३२१०, २२४, याज्ञ० 
१।१६१, “भावः लोल्‌पता, सुमपन,- अश्वः बुरा घोड़ा 
-आकार (वि०) विकृतरूप, कुरूप,-- आचार (वि०) 
दुराचारी, दुष्ट, दुश्चरित्र (रः) दुराचरण,-- उष्टूः 
बुरा ऊंट,--उष्ण (वि०) गुनगुना, थोड़ा गरम 
(चणम्‌) गुनगुनापन,--रथः बुरा रथ या गाड़ी-युधि 
कद्रथवद्भीमं बभज घ्वजशालिनम्‌--भट्टि० ५१०३, 
--बद (वि०) 1. दुर्वचन कहने वाला, अयथार्थ या 
अस्पष्ट वक्ता--येन जातं प्रियापाये कद्वदं हंसकोकिलम्‌ 
भट्टि० ६1७५, वास्विदां वरमकद्वदो नुप:--शि० १४१ 
2. दुष्ट, घृणायोग्य । 


कदकम्‌ | कद: मेघ इव कायति प्रकाशते --कद-†-कऋ-क ] 


शामियाना, चंदोआ । 


कदनम्‌ [ कद्‌ +-स्युट्‌ ] 1. विनाश, हत्या, तबाही 2. युद्ध 


3. पाप । 


कदम्बः, कदम्बकः [ कद्‌ अम्बच्‌ ] 1. एक प्रकार का 


वृक्ष (बादलों की गरज के साथ इसकी कलियों का 
खिलना प्रसिद्ध है)-_कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः 
--उत्तर० ३।२०, मा० ३७, उत्तर० ३।४१ मेघ० 
२५, रघु० १२।९९ 2. एक प्रकार का घास 3. हरदी, 
"कम्‌ 1. समुदाय--छायाबद्धकदम्बर्क मुगकुलं रोम- 
न्थमम्यस्यतु-श० २।६ 2. कदंब वृक्ष का फूल-- 
पृथुकदम्बकदम्बकराजितम्‌-कि० ५।९। सम०-अनिरूः 
(कदंब पुष्पों की सुगन्ध से युक्त) सुगन्धित वायु; ते 
चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढ़ा: कदम्बानिलाः-काव्य० 
१ 2. बसंत,-कोरकन्यायः न्याय के नी० दे०,-बायुः 
सुगंधित पवन-- अनिरू: । 


कदरः [ कं जलं दारयति नाशयति--क+-दृञ-अच्‌ | 1. 


आरा 2. अंकुश,--रम्‌ जमा हुआ दूध । 


कदलः, कदलकः [ कद्‌+-करूच्‌, कन्‌ च | केले का पेड़, 


-ऊरुद्वयं मृगदृशः कदलस्य काण्डो--अभरु ९५,- लो 
1. केले का वृक्ष-कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना- 
मुच्छ० १।२०, यास्यत्यूरुः सरसकदरीस्तम्भगौरश्चल- 
त्वम्‌ मेघ० ९६, ७७,- कु० १।३६, रघु० १२।९६, 
याज्ञ० ३१८ 2. एक प्रकार का मुभ 3. हाथी के द्वारा 
वहन की जा रही ध्वजा 4 ध्वजा या झंडा । 


( २४४ ) 


कदा (अव्य०) [किम्‌--दा] कब, किस समय--कदा गमि- 
ष्यसि- एष गच्छामि, कदा कथयिष्यसि आदि, अपि 
जोड़ने पर यह शब्द 'कभी-कभी' “किसी समय' 'समय 
निकाल कर' अर्थ प्रकट करता है; न कदापि कभी 
नहीं, यदि 'चन' आगे जोड़ दिया जाय तो इसका अर्थ 
हो जाता है “किसी समय' 'एक दिन' 'एक बार' 'एक 
दफा'-आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन--मनु ० 
२५४, १४४, ३।२५, १०१; यदि 'चित्‌' आगे जोड़ 
दिया जाय तो इसका अर्थ हो जाता है--“एक बार' 
“एक दफा' 'किसी समय' अथ कदाचित्‌ =एक बार 
--रघु० २३७, १२।२१, नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित्तु--मनु० 
४७४, ६५, १६९--कदाचित्‌-कदाचित्‌ 'अब-अब' 
कभी-कभी कदाचित्‌ काननं जगाहे कदाचित्‌ कमलवनेषु 
रेमे-का० ५८, अमु० । 

कद्रु (वि०) (स्त्री० द्रु या दरू ) [कदूर्स रु] भूरे रंग का, 
लाहुर (स्त्री०) कश्यप की पत्नी तथा नागों की 
माता । सम०-पुत्रः,-सुतः साँप । 

कनकम्‌ [कन्‌†-वुन्‌] सोना-कनकवल्यं स्रस्तं स्रस्तं मया 
प्रतिसायते--श० ३।१३, मेघ० २, ३७, ६७, कः 
1. ढाक का वृक्ष 2. घतूरे का वृक्ष 3. पहाड़ी आबनूस । 
सम०--अंगदम्‌ सोने का कडा,--अचरूः,--आग्रिः, 
--गिरिः,-- होल: सुमेरु पहाड़ के विशेषण,--अधुना 
कुचौ ते स्पर्घेते किल कनकाचलेन सार्घम्‌- मा० २।९ 
-आलुका सोने का कड़ा या फूलदान,--माहूयः धतूरे 
का पौघा,-- टडूः सोने की कुल्हाडी-वष्डम्‌,--दण्डकम्‌ 
(सोने के डंडे वाला) राजच्छत्र,--पत्रम सोने का बना 
कान का आभूषण---जीवेति मंगलवचः परिहृत्य कोपात्‌ 
कर्णे कृतं कनकपत्रमनारपन्त्या--चौर० १०,--परागः 
सुनहरी रज,--रसः 1. हड़ताल 2. पिघला हुआ सोना, 
सुत्रम्‌ सोने का हार,--काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो 
विनाझितः- पंच० १।२०७,~ स्थली स्वर्णमूमि, सोने 
की खान । 

कनकमय (वि०) [कनक-मयट्‌] सोने का बना हुआ, 
सुनहरी । 

कनखलम्‌ [? | एक तीर्थस्थान (हरद्वार) का नाम तथा उसके 
साथ लगी पहाड़ियाँ, (तीर्थ कनखलं नाम गंङ्काद्वारेऽस्ति 
पावनम्‌) --तस्माद्गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां 
जह्नोः कन्याम्‌-मेघ० ५० । 

कनन (वि०) [कन्‌ +युच्‌] एक आँख का तु० “कारण । 

कनयति (ना० धा० पर०) कम करना, घटाना, छोटा 
करना, न्यून करना--कीति नः कनयन्ति च--भट्टि ० 
१८।२५। 

कनिष्ठ (वि०) [अतिशयेन युवा अल्पो वा--कनादेशः 
- कन्‌ -+ इष्ठन्‌] 1. सबसे छोटा, कम से कम 2. आयु 
में सबसे छोटा । 


कनिष्ठिका [कनिष्ठ{कन्‌+-टाप्‌] सबसे छोटी अंगुली 
--कनिष्ठिकाधिष्ठितका लिदासा--सुभा ० । 

कनोनिका, कनीनी [कनीन--कन्‌--टाप्‌, इत्वमू---कन्‌ -- 
ता 1. छोटी अंगुली- कन्नो 2. आँख की 


पुतली । 

कनीयस्‌ (वि०) (स्त्री सो) [अयमनयोरतिशयेन युवा 
अल्पो वा कनादेशः, कन्‌ -[ ईयसुन्‌, स्त्रियां डीप] 1. दो 
में से छोटा, अपेक्षाकृत कम 2. आयु में छोटा--कनी- 
यान्‌ भ्राता, कनीयसी भगिनी आदि । 

कनेरा [कन्‌ ] एरन्‌--टाप्‌] 1. वेश्या 2. हथिनी (तु० 
कण रा ) । 

कन्तुः [कन्‌+ते | 1. कामदेव, 2. हृदय (विचार और भावना 
का स्थान) 3. अनाज की खत्ती । 

कन्था [कम्‌ †-थन्‌+-टाप्‌] थेगली लगा वस्त्र, गुदड़ी, झोली 
(जिसे संन्यासी घारण करते हैं )--जीर्णा कन्था ततः 
किम्‌--भतुँ ० ३।७४, १९।८६, शा० ४।५, १९, । सम० 
--धारणम्‌ थेगली लगे कपड़े पहनना जैसा कि कुछ 
योगी करते हैं,--घारिन्‌ (प्‌ं०) धर्म-भिक्षु, योगी । 

कन्दः,--दम्‌ [कन्द्‌-अच्‌] 1. गाँठदार जड़ 2. गाँठ--भतृं ० 
३।६९(आलं० भी )-ज्ञानकः्दः 3. लहसुन 4. ग्रन्थि, 
--द 1. बादल 2. कपूर। सम०--मूलम्‌ मूली, 
-_सारम्‌ नन्दन-कानन, इन्द्र का उद्यान । 

कन्दट्टम्‌ [कन्दं ‡-अटन्‌] श्वेत कमल- तु० कन्दोट । 

कन्वरः,--रम्‌ [कम्‌-द्‌--अच्‌ | गुफा, घाटी- कि कन्दाः 
कन्दरेम्यः प्रलयमुपगता:--भतृ० ३४६९ वसुधाधरकन्द- 
राभिसर्पी-विक्रम ० १1१६, मेघ० ५६,-रः अंकुश, रा, 
“री गुफा, घाटी, खोखला स्थान। सम ०-आकारः पहाड़। 

कन्दपेः | क॑ कुत्सितो दर्पो यस्मात्‌--ब० स०] 1. कामदेव 
--प्रेजनइचास्मि कंदर्प:--भग० १०1२८, कन्दर्पं इव 
रूपेण-- महा ० 2. प्रेम । सम०--कूपः योनि,-ज्वरः 
काम ज्वर, आवेश, प्रबल इच्छा,-दहनः शिव,--मुषलः 
-आमुसछः पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग,--श्यृंखल: 1. 
मेहन 2. रतिक्रिया का विशेष प्रकार, रतिबंध । 

कन्दलः, रूम्‌ [कन्दू-अलच्‌ ] 1. नया अंकुर या अँखुवा 
उत्तर० ३।४० 2. झिड़की, निन्दा 3. गाल, गाल और 
कनपटी 4. अपशकुन 5. मधुर स्वर 6. केले का पेड़ 
-कन्दलदलोल्लासाः पयोबिन्दव:---अमरु ४८,-- छ: 1. 
सोना 2. युद्ध, लड़ाई 3. (क्षतः) वाग्युद्ध, वादविवाद, 
- छम्‌ कन्दल का फूल-- विदलकन्दलकम्पनलालितः 
--शि० ६३०, रघु० १३।२९। 

कन्दली [कन्दल-!-डीष्‌ | 1. केले का पेड़-- आरक्तराजिभि- 
उम कुसुमैनंवकन्दली सलिलगर्भः, कोपादन्तर्बाष्पे स्मर- 
यति मां लोचने तस्याः । विक्रम० ४।५, मेघ० २१, 
ऋतु० २।५ 2. एक प्रकार का मुग 3. झंडा 4. कमल- 
गट्टा या कमल का बीज । सम०-कुसुमम्‌ कुकुरम्‌त्ता। 


( २४५ ) 


कन्दुः (पुं स्त्री०) [स्कन्द्जं-उ, सलोपश्च] पतीली, तंदूर । 

कन्वुकः,-कम्‌ [कम्‌--दा--डु--कन्‌] खेलने के लिए गेंद, 
-पातितो$पि कराधातैरुत्पतत्येव कन्दुकः-भतुं ° २८५, 
कु० ११२९, ५११, १९, रघु० १६।९३ । सम०-छीला 
गेंद का खेल। 

कन्दोट: (ट्टः) [कन्द +-ओटन्‌] 1. श्वेत कमल, 2. नील 
कमल, (नीलोत्पल का प्रान्तीय रूप) --मोहमुकुलाय- 
माननेत्रकन्दोटयुगलः-- मा० ७ । 

कन्धरः [कं शिरो जलं वा घारयति कम्‌ +धृ +अच्‌} 1: 
गर्दन 2. 'जलघर' बादल,~रा-गर्दन-कन्घरां समपहाय 
कं घरां प्राप्य संयति जहास कस्यचित्‌ याज्ञ २। 
२२०, अमरु १६, दे० 'उत्कंधर' भी । 

कन्धिः [कं शिरो जलं वा घीयतेऽत्र-कम्‌ +-घा+-कि] समुद्र; 
(स्त्री ०) यर्दन । 

कसनम्‌ [कद्‌--क्त] 1. पाप 2. मूर्छा, बेहोक्षी का दौरा! 

कन्यका !कन्या-कन्‌, हुस्वता] 1. लड़की-- संबद्धवेखानस- 
कन्यकानि --रघु० १४२८, ११।५३ 2. अविवाहित 
लड़की, कुमारी, कुआरी या (अपरिणीता) तरुणी 
--गृहे गृहे पुरुषा कुलकन्यकाः समुद्वहन्ति~ मा० ७, 
याज्ञ० १।१०५ 3. दशवर्षीय कन्या (अष्टवर्षा भवे- 
द्गौरी नववर्षा च रोहिणी, दशमे कन्यका प्रोक्ता अत 
ऊर्ध्वं रजस्वला--शब्द०) 4. (अलं० शा० में) अनेक 
प्रकार की नायिकाओं में से एक, कुमारी कन्या (ओ 
किसी काव्यकृति में मुख्य पात्र समझी जाती है) दे० 'अन्य 
स्त्री के नी० 5. कन्या राशि । सम०-छलः फुसलाना- 

पैशाच: कन्यकाच्छलात्‌ -याज्ञ ० ११६१,-जनः कुमारियाँ, 
-विशुद्धमुग्घः कुलकन्यकाजनः मा० ७।१,--जातः 
कुमारी कन्या का पुत्र-याज्ञ २।१२९ (=कानीन) । 

कन्यसः [कन्य+-सो+-क] सबसे छोटा भाई--सा कानी 
उँगली,--सी सब से छोटी बहन । 

कन्या [कन्‌+-यक्‌--टाप्‌] 1. अविवाहित लड़की या पुत्री 
--रघु० १।५१, २1१०, ३1३३, मनु० १०८ 2. दश- 
वर्षीय कन्या 3. अक्षतयोनि, कुमारी -मनु० ८1३६७, 
३।३३ 4. (सामान्य) स्त्री 5. छठी राशि अर्थात्‌ 
कन्या राशि 6. दुर्गा 7. बड़ी इलायची । सम० 
अन्तः पुरम्‌ रनवास,--सुरक्षितेषपि कन्यान्तःपुरे 
कश्चित्पविशति--पंच० १, महावी० २॥५०,--आठ 
(वि०) युवती लड़कियों का पीछा करने वाला (-टः) 
1. घर का भीतरी कमरा 2. जो तरुणी कन्याओं के 
पीछे फिरता रहता है,- कुब्जः एक देश का नाम 
(--न्जम्‌) भारत के उत्तर में एक प्राचीन नगर जो 
कि गंगा की सहायक नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान 
कन्नौज,---गतम्‌ कन्या राशि में गया हुआ नक्षत्र, 
ग्रहणम्‌ विवाह में कन्या को स्वीकार करना,-दानम्‌ 
कन्या का विवाह करना,--डूषणम्‌ कौमार्य भंग करना, 


. = दोषः कन्या में दोष का होना, बदनामी (जसे कि 
किसी रोग के कारण ) ,---धनम्‌ दहेज,--पतिः पुत्री का 
पति, दामाद, जामाता,- पुत्र; कुआरी कन्या का पुत्र 
('कानीन' कहलाता है),- घुरम्‌ जनान-खाना,--- भलुं 
(पुं०) 1. जामाता 2. कातिकेय,--रत्मम्‌ अत्यन्त 
सुंदरी कन्या--कन्यारत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते 
--भहावी० ११३०,--राशिः कन्याराशि,- वेदिन्‌ 
(पुं०) दामाद (जामाता) याज्ञ० १।२६२,- शुल्कम्‌ 
कन्या के मूल्य के रूप में कन्या के पिता को दिया 
सया घन, कन्या का क्रयमूल्य,--स्वयंवरः किसी कुमारी 
कन्या के द्वारा अपना पति चुनना,-हरणम्‌ कौमायं- 
भंग के विचार से किसी तरुणी कन्या को फुसलाना 
- मनु० ३।३३ । 
कन्याका, कन्यिका [ कन्या कन्‌ --टाप्‌, इत्वं वा] 1. 
तरुणी लड़की 2. कुमारी (अपरिणीता लड़की ) । 
फन्यामय (वि०).[ कन्या+-मयट्‌ ] कन्याओं वाला, कन्या- 
स्वरूप रघु० ६।११, १६।८६,--यम्‌ अन्तःपुर (जिसमें 
अधिकांश लड़कियाँ ही हों) । 

कपटः, टम्‌ [ के मूध्नि पट इव आच्छादकः ] जालसाजी, 
घोंखादेही, चालाकी, प्रवंचना-- कपटशतमयं क्षेत्रम- 
प्रत्ययानाम्‌-पंच० १।१९१, कपटानुसारकुझला 
--मुच्छ० ९।५। सम०--तापसः पाखण्डी संन्यासी, 
बनावटी साधु,--पटु (वि०) घोखा देने में चतुर, 
छलपूर्ण--छलयन्‌ प्रजास्त्वमनृतेन कपटपट्रंन्द्रजालिकः 
--शि० १५।३५,-- प्रबन्धः छल से भरी हुई चाल 
--हि० १,- लेख्यम्‌ जाली दस्तावेज, -- बचनम्‌ धोखे 
की बात,--वेश (वि०) बनावटी भेस वाला, नकाब- 
पोश (क्षः) कपटवेशघारी । यता 

कपटिकः [ कपट--ठन्‌ ] बदमाश, छलिया । 

कपदः,- कपर्देकः [ पव्‌ +क्विप्‌, बलोपः पर्‌, कस्य गंगा- 
जलस्य परा पूरणेन दापयति शुध्यति क| पर्‌--दैप 
क, कपर्दे-+-कन्‌ वा ] 1. कौड़ी 2. जटा (विशेषतः: 
शिव का जटाजूट)--गंगा० २२। 

कर्पादका [ कपदेक--टाप्‌, इत्वम्‌ | कौड़ी (जो सिक्के के 
रूप में प्रयुक्त होती हे) --मित्राण्यमित्रतां यान्ति 
यस्य न स्युः कपदि (दं) काः-- पंच० २।९८। 

कपदिन्‌ (१०) [ कपदं-+इनि | शिव की उपाधि । 

कपाटः,--टम्‌ [ कं वातं पाटयति तद्गति रुणद्धि-- तारा०, 
क+-पट्‌+-णिच्‌+-अण्‌] 1. किवाड़ का फलक या दिला 
--कपाटवृक्षाः परिणद्धकन्धरः---रघु० ३1३४, स्वर्ग- 
द्वारकपाटपाटनपट्धंर्मोऽपि नोपाजितः-- भतं ° ३।११ 
2. दरवाजा--शि० ११।६०। सम०--उद्घाटवस्‌ 
दरवाजा खोलना,- ध्नः सँघ लगाने वाला, चोर, 
सन्धिः किवाड़ों के दिलों का जोड । 

कपालः, लम्‌ [कं शिरो जलं वा पालयति--क--पाल्‌ 


( २४६ ) 


नीअण्‌ | 1. खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी--चूडापीड 
कपालसङकुलगलन्मन्दाकिनीवारयः -- मा० १।२, रुद्रो 
येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः-भतृं० २1९५ 
2. टूटे बर्तन का खंड, ठीकरा, - कपालेन भिक्षार्थी 
-एमनु० ८।९३ 3. समुदाय, संचय 4. भिक्षुक का 
केटोरा--मनु० ६।४४ 5. प्याला, बर्तन--पंचकपाल: 


कपिश (वि०) [कपि+-श] 1. भूरे रंग का, सुनहरी 2. 


आरक्त-(छायाः) संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ 
-श° ३।२७, तोये कांचनप्मरेणुकपिशे-- ७1१२, 
विक्रम० २७, मेघ० २१, रघु० १२।२८,- शः 1. 
भूरा रंग 2. शिलाजीत या छोबान,--शा 1. माघवी 
छता 2. एक नदी का नाम । 


6. दक्कत । सम०--पाणिः, - भृत्‌,-मालिन्‌, | कपिशित (वि०) [कपिश+-इतच्‌] भूरे रंग का--शि० 
--श्ञिरस्‌ (पुं०) शिव की उपाधि,--मालिनो ६।५। 


दुर्गादेवी । कपुच्छलम्‌, कपुष्टिका [कस्य रिरसः पुच्छमिव लाति--क 
कपालिका [ कपाल+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] ठीकरा--मनु० जपुच्छ+ला+क-_कस्य शिरसः पुष्ट्यै पोषणाय 
४७८, ८।२५०। कायति--क-|-पुष्टि--क--क--टाप्‌] 1. मुण्डन- 


कपालिन्‌ (वि०) |कपाल--इनि] 1. खोपड़ी रखने वाला, 


-- याज्ञ ३।२४३ 2. खोपड़ी पहने हुए--कपालि वा 
स्यादथवेन्दुशेखरम्‌ (वपुः) --कु० ५।७८; (पुं०) 1. 
शिव का विशेषण, करं कर्ण कुर्वत्यपि किल कपालि- 
प्रभृतयः--गंगा० २८ 2. नीच जाति का पुरुष 
(ब्राह्मण माता तथा मछवे पिता की सन्तान) । 


कपिः | कम्प्‌ -+-इ, नलोपः ] 1. लंगूर, बन्दर--कपेरत्रासि- 


घुर्नादात्‌--भट्टि० ९।११ 2. हाथी । सम०- आख्यः 
धूप, लोबान आदि,- इज्यः 1. राम का विशेषण, 2. 
सुग्रीव का विशेषण, -- इन्द्रः (बन्दरों का मुखिया) 1. 
हनुमान का विशेषण- नश्यंति ददर्श वृंदानि कपीन्द्र 
भट्टि १०१२ 2. सुग्रीव का विशेषण-- व्यथं 
यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे--उत्तर० ३।४५ 3. जांबवान्‌ 
का विशेषण, कच्छुः (स्त्री) एक प्रकार का पौघा, 
केवांच,--केतनः,--ध्वजः अर्जून का नाम, भग० १। 
२०,- जः तैलम्‌, नामन्‌ (नप्‌ं०) शिलाजीत, 
गुग्गुल, प्रभू : राम का विशेषण, - - लोहम्‌ पीतल । 

हेपिङ्जलः [क--पिज्‌ |-कलच्‌] 1. पपीहा 2. टिटिहिरी । 


$पित्थ: [ कपि-|-स्था--क) कंथ का वृक्ष,--त्थम्‌ कैथ का 


फल । सम०--आस्यः एक प्रकार का बन्दर । 


कपिल (वि०) [ कम्प्‌ +-इलच्‌, पादेशः ] 1. भूरे रंग का, 


आरक्त-वाताय कपिला विद्युत्‌--महा० 2. भूरे बालों 
का--मनु० ३।८ (कुल्लू ० --कपिलकेशा ) ,--रूः 1. 
एक ऋषि का नाम (सगर के साठ हजार पुत्र थे, 
अपने पिता के यज्ञीय घोड़े को ढूंढते हुए ये कपिलमूनि 
से लड़ पड़े और उन पर घोड़ा चुराने का आरोप 
लगाया - इससे क्रुद्ध हो कपिल ने इन सब को भस्म 
कर दिया--दे० उत्तर० १।२३) यह सांख्य दर्शन का 
प्रवर्तक समझा जाता है 2. कुत्ता 3. लोबान 4. घूप 
5. अग्नि का एक रूप 6. भूरा रंग,--छा 1. भूरी गाय 
2. एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य 3. एक प्रकार का 
शहतीर 4. जोक । सम०--अइवः इन्द्र की उपाधि, 
> युतिः सूर्य,-घारा गंगा की उपाधि;--स्मृतिः 
(स्त्री०) कपिल मुनि का सांख्य-सूत्र । 


संस्कार 2. सिर के दोनों ओर रक्खे हुए केशसमूह । 


कपूय (वि०) [कुत्सितं पूयते--कु-1-पुर्‍य्‌-अच्‌, पृषो० 


उलोप:] अधम, निकम्मा, कमीना, नीच । 


कपोतः [को वातः पोत इव यस्य---ब० स०] 1. पारावत, 


कबूतर 2. पक्षी । सम० --अर्झाघ्रः एक प्रकार का सुगं- 
षित द्रव्य,-- अञ्जनम्‌ सुर्मा,-- अरिः बाज, शिकरा, 
“चरण एक प्रकार का सुगंधित द्रन्य,--पायिका, 
--वालो (स्त्री०) चिड़ियाघर, कबूतरों का दड़वा, 
कबूतरों की छतरी,---राजः कबूतरों का राजा, सारम्‌ 
सुर्मा,-- हस्तः, डर या अनुनय-विनय के अवसर पर 
हाथ जोड़ने का ढंग । 


कपोतक [कपोत+-कन्‌] छोटा कबूतर,--क्षम्‌ सुर्मा । 
कपोलः [कपि-ओलच्‌] गाल - क्षामक्षामकपोलमामनम्‌ 


-~श्० ३।१०, ६४, रघु ० ४६८ । सम० - काषः 
जिससे गाल मसले जाये -कि० ५।३६,- फलकः चौड़े 
गाल, भित्ति (स्त्री०} कनपटी और गाल, चौड़ा 
गण्डस्थल,--तु° गण्डभित्ति,--राग: गालों की लाली । 


कफः [केन जलेन फलति--फल्‌+ड तारा०] 1. बलगम, 


कफ या इलेष्मा (शरीर के तीन रसों में से एक--शेष 
दो हँ-- वात और पित्त) कफापचयादारोग्यैकमूलमा- 
शयाग्निदीप्ति:-दश० १६०, प्राणप्रयाणसमये 
कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते---उद्धट 
2. रसीला झाग, फेन। सम०--अरिः सोंठ,--कूचिका 
छार, थूक, क्षय: फेफड़े का क्षय रोग,-घ्न,-- नाकम, 
हरं (वि०) कफ को दूर करने वाला, कफ नाशक, 
“7 ज्वरः बलगम अधिक हो जाने से उत्पन्न बुखार । 


कफणिः, कफोणिः (स्त्री० - णी) [केन सुखेन फणति स्फु- 


रति-क -फण्‌-+-इन्‌, क ‡-फण्‌ (स्फुर्‌) -- इन्‌ पृषो 
कफोणि-+-डीप्‌] कोहनी । 


कफल (वि०) [कफ-{-लच्‌] जिसे बलगम अधिक आता हो, 


कफप्रकृति । 


कफिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [कफ+-इनि] कफ की अधि- 


कता से पीडित, कफग्रस्त । 


कबन्धः, धम्‌ [कं मुखं बघ्नाति-- क +-बन्घ्‌ञ-अण्‌] सिर- 


( २४७ ) 


रहित धड़ (विशेषतः जब कि उसमें प्राण बाकी हों) 

(स्वं) नृत्यत्कबन्यं समरे ददर्श -रघु० ७।५१, १२। 

४९,--धः 1. पेट 2. बादल 3. घूमकेतु 4. राहु 5. 

जल (इस अर्थ में यह शब्दू नपुं० भी होता है) 

_--शि० १६1६७ 6. रामायण में वणित बलवान्‌ राक्षस 

(जब राम और लक्ष्मण दण्डक वन में रहते थे तो एक 

बार कबन्ध राक्षस ने इन पर आक्रमण किया परन्तु 

युद्ध में मारा गया - कहते हे कि इन्द्र द्वारा शाप दिये 
जाने से उसे राक्षस का रूप घारण करना पड़ा और 
जब तक कि राम और लक्ष्मण ने नहीं मारा वह 
राक्षस बना रहा) । 

कबर,--री (प्रायः कवर,--री लिखे जाते हैं) । 

कबित्यः [कपित्थः -पृषो० साघुः] कैथ का वृक्ष । 

कम्‌ (चुरा० आ०--कामयते, कामित, कान्त) 1. प्रेम 
करना, अनुरक्त होना, प्रेम करने लगना--कन्ये काम- 
यमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌--काव्या०, १।६२, 
(ग्राम्यता का एक उदाहरण) -कलहंसको मन्दारिकां 
कामथतेङ़ मा० १ 2. प्रबल लालसा करना, कामना 
करना, इच्छा करना-न वीरसू शब्दमकामयेताम्‌ 
-रघु० १४४, निष्कष्टुमर्थ चकमे कुबेरात्‌ --५।२६, 
४२८, १०५३, भट्टि० १४८२, अभि- प्रेम 
करता 2. चाहना, नि--प्-अधिक चाहना, प्रबल 
इच्छा करना । 

कमठः [कम्‌ +-अठन्‌] 1. कछुवा--संप्राप्त: कमठः स चापि 
नियतं नष्टस्तवादेशतः--पंच० २।१८४ 2. बाँस 
3. जल का घड़ा,-ठी कछुवी या छोटा कछुवा । 
सम०---पतिः कछुवों का स्वामी । 

कमण्डलुः--लु [कस्य जलस्य मण्डं लाति क--मण्ड--ला 
+ऊकु] (छकड़ी या मिट्टी का) जलपात्र जो संन्यासी 
रखते है,-कमण्डल्‌पमो$मात्यस्तनुत्यागो बहुग्रहः--हिं० 
२।९१, कमण्डलूनोदकं सिक्त्वा--मनु० २1६४, यास ० 
१।१३३ । सम० -तरूः वह वृक्ष जिसके कमंडलु बनते 
हैं,---धरः शिव का विशेषण । 

कसन (विश) [कम्‌ +-ल्युट्‌] 1. विषयी, लम्पट 2. मनोहर 
सुन्दर, -नः 1. कामदेव 2. अशोक वृक्ष 3. ब्रह्मा । 

कमनीय (वि०) [कम्‌-+-अनीयर्‌ | 1. जो चाहा जाय, चाहने 
के योग्य,--अनन्यनारीकमनीयमङ्कूम्‌-कु० ११२७ 
मनोहर, सुहावना, सुन्दर-शाखावसक्तकमनीयपरिच्छ- 
दानां--कि० ७४०, तदपि कमनीयं वपुरिदमु--श० 
३।९ अने० पा० । 

कमर (वि०) [कम्‌ 4-अरच्‌] विषयी, इच्छुक । 

कमलम्‌ [कं जलमलति भूषयति - कम्‌ --अल्‌--अच्‌] 1. 
कमल --कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनक- 
लतिकायाम्‌ - काव्य० १०, इसी प्रकार हस्तः, नेत्र” 
चरण” आदि 2. जल 3. ताँबा 4. दवादारु, ओषधि 


| 


। 


5. सारस पक्षी 6. मूत्राशय,--हूः 1. सारस पक्षी 2. 
एक प्रंकांर का मृग ! सम०--अक्षी (स्त्री ) कमल जैसी 
आँखों वालो स्त्री,--आकरः 1. कमलों का समूह 2. 
कमलों से भरा सरोवर,- आल्या लक्ष्मो की उपाधि 
--मुद्रा० २,--आसनः कमल पर स्थित, ब्रह्मा 
---क्रान्तानि पूर्व कमलासनेन--कु० ७1७०, -ईक्षणा 
कमल जैसे नेत्रों वालो स्त्री,--उत्तरम्‌ कुसुंभ का फूल, 
-- खंडम्‌ कमलों का समूह,--जः 1. ब्रह्मा का विशेषण 
2. रोहिणी नाम का नक्षत्र,-जन्मन्‌ (',०)-भवः, 
_ योनिः,--संभवः कमल से उत्पन्न ब्रहु। की उपाधि । 

कमलकम्‌ [कमल--कन्‌] छोटा कमल । 

कमला [कमल;}-अच्‌-+टाप्‌] 1. लक्ष्मी का विशेषण 2. 
श्रेष्ठ स्त्री । सम०-पतिः,-- सलः विष्णु की उपाधि! 

कमलिती [कमल--ईनिरन-डीप| 1. कमल का पौधा; 
--सा5श्रे5क्लीव स्थलकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ताम्‌ 
__मेघ० ९०, रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिः 
--श० ४।१०, रघु० ९।३०, १९।११ 2. कमलों का 
समूह 3. कमल-स्थली (जहाँ कमल बहुतायत से हों)! 

कमा [कम्‌ --णिड--अ--टाप] सौंदर्य, मनोहरता । 

कमित (वि०) (स्तो०-जजी) [किमृ+तृच्‌] विषयी, 
लम्पट । 

कम्प्‌ (स्वा० आ०--कम्पते, कम्पित) हिलना-डुलना, 
काँपना, इधर-उधर आना-जाना (आलं० भी)-चकम्पे 
तीणेलौहित्ये तस्मिन्‌ प्रागृज्योतिषेश्वर: -रघु० ४८१ 
मृच्छ० ४1८, भष्टि० १४३१, १५।७०,अब्‌ तरस 
खाना, करुणा करना--नीयमाना भूजिष्यात्व कम्पसे 
नानुकम्पसे -- मुच्छ० ४।८, कि वराकीं नानुकम्पसे मा० 
१०, (प्रेर०), तरस खाना--कु० ४।३९, आ--हिलना- 
डुलना, काँपना; (प्रेर०) हिलाना-डुलाना, कँपाना 
--अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी-- रघु० २1१३, ऋतु° ६। 
२२, प्र - हिलमा, काँपना --प्राकम्पत भूजः सव्यः 
--रामा ०, प्राकम्पत महाशैल:-महा०, (प्रे०) हिलाना, 
चलाना--मट्रि> १५२३, वि--हिलना, काँपना,---कि 
यासि बालकदलीब विकम्पमाना--मृच्छ6 १।२०, 
स्फुरति नयनं वामो बाहुमृहुश्च किकम्पते--९।३० 
भग० २1३१; (प्रेर० ) हिलाना-डुलाना-रघु ० ११११९, 
ऋतु० २।१७, सभनु -तरस खाना, करुणा करना 
--रघु० ९।१४। 

कम्पः | कम्प. घडा, ] 1. हिल-जुल, थरथराहृट- -कस्पेन 
किचित्त्रतिगृह्य मुध्नः--रघु० १३।४४ जरा सा सिर 
हिला कर या मोड़ कर, १२1२८, कु० ७।४६ भयकम्पः, 
विद्युत्कम्पः आदि 2. स्वरित स्वर का रूपान्तर, पा 
हिलाना, चलायमान करना, थरथराहट! सम? 
अन्वित (वि०) कम्पायमान, शुन्ध, लक्मन्‌ 
(पुष) वायु । 


( २४८ ) 


कम्पन (वि०) [ कम्पू--युच्‌ ] कम्पायमान, हिलने वाला, 
¬ नः शिशिर ऋतु (नवम्बर, दिसम्बर ) नम्‌ 
1. हिलना, कपकंपी 2. लड़खड़ाता उच्चारण । 

कस्पाकः [ कम्पया चलनेन कायति--कम्पा--कै--क ] 
वायु । 

कम्पिल्ल =-कांपिठल । 

कम्प्र (वि०) | कम्प्‌ +-र ] हिलने बाला, कम्पायमान, 
चलायमान, हलचल पैदा करने वाला--विधाय 
कम्प्राणि मुखानि क॑ प्रति - नै० १।१४२ कम्प्रा शाखा 
~ सिद्धा० । 

कम्ब्‌ (स्वा० पर०--कम्बति, कम्बित) जाना, चलना-- 
फिरना । 

कम्बर (वि०) [ कम्ब्‌+-अरन्‌ ] रंगबिरंगा,-रः चित्र- 

विचित्र रंग । 

कम्बलः [कम्‌--कल, बुकागम:] 1. (ऊनी) कंबल-कम्बल- 
वन्तं न बाधते शीतम्‌ - - सुभा०, कम्बलावृतेन तेन--हि० 
३ 2. सास्ना, गाय बैल के गले में नीचे लटकने वाली 
खाल 3. एक प्रकार का मृग 4. ऊपर से पहनने का 
ऊनी वस्त्र 5. दीवार,--लम्‌ जल । सम० - वाह्यकम्‌ 
बहली (चारों ओर मोटे कपड़े से ढकी हुई गाड़ी 
जिसमें बैल जुते हों) । 

कस्बलिका [ कम्बल-{-ई+-कन्‌ -ह्वस्वः, टाप्‌ ] 1. एक 
छोटा कंबल 2. एक प्रकार की मृगी । 

कम्बलिन्‌ (वि०) [ कंबल-इनि | कम्बल से ढका हुआ, 
--(पु०) बैल, बलीवदें । सम०--वाह्यकम्‌ नहली 
(मोटे कबल से ढकी गाड़ी जिसमें बैल जुते हों), 
बैलगाडी । 

कम्बी (वी) (स्त्रीश) [ कम्‌ +-विन्‌ बा० डीप्‌ ] कड्छी, 
चम्मच । 


कस्बु (वि०) (स्त्री०- बुया खू ) चितकबरा, रंगविरंगा, 
““बु, बु (१०, नपृ०) शंख, सीपी-- स्मरस्य 
कम्बुः किमयं चकास्ति दिवि त्रिलोकी जयवादनीयः 
ने० २२।२२,- बुः 1. हाथी 2. गर्दन 3. चित्रविचित्र 
रंग 4. शिरा, शरीर की नस 5. कड़ा 6. नलीनुमा 
हड्डी । सम०- कठी शंख जैसी गर्दन वाली स्त्री, 
“ग्रीवा 1. शंखनुमा गर्दन (अर्थात्‌ शंख की भांति 
तीन रेखाओं से युक्‍त-यह चिह्न सोभाम्यसूचक 
समझा जाता है) 2. स्त्री जिसकी गर्दन शंख जैसी 
हो! 

कस्मोज: [कम्ब्‌ + ओज] 1. शंख 2. एक प्रकार का हाथी 3. 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निबासी-कम्बोजा: समरे 
सोडु तस्य वीर्यमनीशवरा:-रघु० ४।६९ अने० पा० । 

करू (वि०) [ कम्‌ --र ] मनोहर, सुन्दर । 

कर (वि०) (स्त्री०--रा,--री ) [ प्रायः समास के अंत 
में | [ करोति, कीर्यते अनेन इति, कृ (कु)--अप ] 


जो करता है या कराता है, दुःख”, सुख”, भय°, --रः 
1. हाथ--करं व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसवंस्वमधरम्‌ 
-श० १1२४ 2. प्रकाश-किरण, रश्मिमाला--यमु- 
द्धतुँ पूषा व्यवसित इवालम्बितकर:--विक्रम० ४।३४, 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाध- 
नता, अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्र- 
मपि-शि० ९।६ (यहाँ शब्द प्रथम अर्थ में भी 
प्रयुक्त हुआ है) 3. हाथी की सूंड, सेकः सीकरिणा 
करेण विहितः- उत्तर» ३।१६ भर्तुं ३।२० 4. 
लगान, शुल्क, भेंट--युवा कराक्रान्तमहीभूदुच्चर्कर- 
संशयं संप्रति तेजसा रवि:--शि० १1७० (यहाँ 'कर' 
का अर्थ 'किरण' भी है) (ददौ) अपरान्तमहीपाल- 
व्याजेन रघवे करम्‌ --रघु० ४।५८ मनु ७।१२८ 
5. ओला 6. २४ अंगूठे की माप 7. हस्त नाम नक्षत्र । 
सम०--अग्रम्‌ 1. हाथ का अगला भाग 2. हाथी के 
सूंड की नोक, - आघातः हाथ से की गई चोट,-आरोटः 
अंगूठी,--आलम्बः हाथ से सहारा देना, सहायक बनना 
~~ आस्फोटः 1. छाती 2. थप्पड़,-कंटकः,--कम्‌ नाखून, 
~-कमलं, ¬ पडूजम्‌, - पद्मम्‌ कमल जसा हाथ, सुन्दर 
हाथ-करकमलवितीर्णेरम्बुनीवारशष्पँ:~उत्तर० ३।२५, 
-- कलशः, शम्‌ हाथ की अंजलि (पानी लेने के 
लिए) ,--किसल्यः,--यम्‌॒ 1. कोंपल जैसा हाथ, 
कोमल हाथ -करकिसलयतालेर्मुगधया नत्यंमानम्‌ 
“एउत्तर० ३1१९, ऋतु० ६३० 2. अंगुलि, कोषः 
हथेली का गतं, हस्तांजलि---पेयमंबु--घट० २२, 
ग्रहः, ग्रहणम्‌ 1. लगान या शुल्क लेना 2. विवाह में 
हाथ पकड़ना 3. विवाह, --ग्राहः 1. पति 2. शुल्क लेने 
वाला,--जः नाखून---तीक्षणकरजक्षुण्णात्‌-वेणी ० ४।१, 
इसी प्रकार अमरु ८५, (जम्‌) एक प्रकार का सुगंधित 
द्रव्य ,--जालम्‌ -प्रकाश की घारा,-तलः हथेली -- 
बनदेवताकरतले:-- श० ४४, करतलगतमपि नश्यति 
यस्य तु भवितव्यता नास्ति-पंच० २।१२४, आमलकम्‌ 
(शा०) हथेली पर रक्खा हुआ आँवला-- (आलं०) 
प्रत्यक्षीकरण की सुगमता तथा स्पष्टता, जैसा कि 
हथेली पर रक्खे फल के विषय में स्वाभाविक है--तु० 
करतलामलकफलवदखिलं जगदालोकयताम्‌-का० ४३, 
सख्य (वि०) हथेली पर रक्खा हुआ,--ताल:,--ताल- 
कम्‌ 1. तालियाँ बजाना-स जहास दत्तकरताल- 
मुज्वक:- शि० १५1३९ 2. एक प्रकार का वाद्य-यंत्र, 
संभवत: झाँझ,- तालिका,- तालो 1. तालियाँ बजाना 
-उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः 
—नें० ३७ 2. तालियाँ बजा कर समय विताना, 
ना तोया एक नदी का नाम, द (वि०) 1. लगान 
या शुल्क देनेवाला 2. सहायक--करदीकृताखिलन्‌पां 
मेदिनीम-वेणी० ६।१८,-व्रम्‌ आरा,-पत्रिका स्नान 


( २४ ) 


या जल-क्रीड़ा करते समय जल उछालना,--पल्लवः 
1. कोमल हाथ 2. अंगुलि--तु० "किसलय,--पांलः 
पालिका, 1. तलवार 2. कुदाली,- पीडनम्‌ विवाह 
तु० पाणिपीडन,--पुट: दोनों हाथ मिला कर (दोनों 
की भांति) बनाई हुई अंजलि,--पृष्ठम्‌ हथेली की 
पीठ, --बालः,--वालः 1, तलवार- अघोरघंटः कर- 
वालपाणिर्व्यापादित:-मा० ९, म्लेच्छनिवहनिधने कलः 
यसि करवालम्‌ --यीत० १ 2. नाखून,--भारः लगान 
या शुल्क की भारी राशि, - भूः नाखून, भूषणम्‌ कड़ा 
या ककण आदि कलाई में पहनने का गहना,--मालः 
घूआँ, - मुक्तम्‌ बड़ा हथियार--दे० आयुध,--रुहः 1. 
नाखून --अना घ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः--श० 
२।२०, मेघ० ९६ 2. तलवार, वीरः, वीरकः 
1. तलवार या खड्ग 2. कब्रिस्तान 3. चोदि देश का एक 
नगर 4. कनेर, -शाखा अंगुलि, -झीकरः हाथी की 
सूंड़ द्वारा फेंका हुआ पानी, --- शूकः नाखून,--सादः ¬ 
किरणों का मंद पड़ जाना,--सूत्रम कंगना या विवाह- 
सूत्र जो कलाई में बाँधा जाता हैँ,-स्थालिन्‌ (पुं०) 
शिव,--स्वनः तालियाँ बजाना । 

करकः, --कम्‌ [ किरति करोति वा जलमत्र क्‌ (कृ) + 
वुन्‌ ] (संन्यासी का) जलपात्र--का० ४१,--कः 
अनार का वृक्ष,--कः,-- कम्‌, का ओला,-- तान्कुर्वी- 
थास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकोर्णान्‌-मेघ० ५४, भामि० 
१।३५, । सम० अम्भस्‌ (पुं०) नारियल का पेड़, 
आसारः ओलों की बोछार,---जम्‌ पानी,--पात्रिका 
संन्यासियों का जलपात्र । * 

करडक: [कस्य रङ्क इव ष० त०] 1. अस्थिपंजर 2. खोपड़ी 
--प्रत-र कु: करङ्कादङ्कुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि 
क्रव्यमव्यग्रमत्ति--मा० ५1१६, ५११९ 3. (नारियल 
का बना) छोटा पात्र,छोटा बक्स या डिब्बा- जेसा 
कि 'ताम्बूलकर ङ्कु बाहिनी' (कादम्वरी में प्रयुक्त) । 

करञ्जः [क शिरोजल वा रञ्जयति--तारा०] एक वृक्ष का 
नाम (इससे औषधियाँ तैयार की जाती हैं ) । 

करटः [ किरति मंदम्‌--क्‌ +-अठन्‌ ] 1. हाथी का गंडस्थल 
2. कुसुम्भ का फूल 3. कोवा--शा० ४१९ 4. 
नास्तिक, ईश्‍वर और वेद में विश्वास न रखने वाला 
5. पतित ब्राह्मण । 

करटकः [ करट+कन्‌ ] 1. कौवा--मृच्छ० ७ 2. चौर्ये 
कला व विज्ञान का प्रवर्तक कर्णीरथ 3. हि० और 
पंच० में गीदड़ का नाम । 

करटिन्‌ (१०) [करट--इनि] हाथी--दिगन्ते श्रूयन्ते मद- 
मलिनगण्डाः करटिनः ---भामि० १।२. । 

कर (रे) टुः [ कृ!-अटु, के जले वायौ वा रेटति-क न॑- 
रेट्‌+-कु | एक प्रकार का पक्षी, सारस । 

करणम्‌ [ कृ+-ल्युट्‌ | 1. करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न 
३२ 


करना, कार्यान्वित करना, परहित), संध्या", प्रिय? 
आदि 2. कृत्य, कार्य 3. घामिक कृत्य 4. व्यवसाय, 
घंघा 5. इन्द्रिय--वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती ' 
पतिमप्यपातयत्‌-रघु ० ८1३८, ४२, पटुकरणे: प्राणिभिः- 
मेघ० ५, रघु० १४।५० 6. शरीर-उपमानमभूद्विलासिनां 
करणं यत्तव कान्तिमत्तया--कु० ४५ 7. कार्य का 
साधन या उपाय--उपमितिकरणमुपमानम्‌- तर्क सं० 
8. (तकं० में) साघनविषयक हेतु जिसकी परिभाषा 
है ब्यापारवदसाघारणं कारणं करणम्‌ 9. कारण 
या प्रयोजन 10. (व्या० में) करण कारक द्वारा अभि- 
व्यक्त अर्थ--साधकतमं करणम्‌--पा. १।४।४२ या 
क्रियायाः परिनिष्पत्तियंद्वचापारादनन्तरम्‌, विवक्ष्यते 
यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्‌ 11. (विधि में) दस्ता- 
वेज, तमस्सुक, लिखित प्रमाण-मनु० ८।५१,५२, १५४ 
12. लयात्मक विरामविशेष, समय काटने के लिए 
ताली बजाना-कु ० ६।४० 13. (ज्योतिष में) दिन का 
एक भाग (यह करण गिनती में ११ है) । सम०-अधिपः 
आत्मा,--ग्रामः इन्द्रियों का समूह--त्राणम्‌ सिर । 

करण्डः [ कृ+-अण्डन्‌ | (बांस की बनी) छोटी डलिया या 
टोकरी--करण्डपीडिततनोः भोगिनः भर्तुँ २।८४, 
सर्वमायाकरण्डम्‌ १।७७ 2. मधुमक्खियों का छत्ता 
3. तलवार 4. एक प्रकार की बत्तख, कारण्डव । 

करण्डिका, करण्डी (स्त्री०) [करण्डन-डीष्‌, टाप्‌, हस्व] 
बांस का बना छोटा सन्दूक, बांस की पिटारी । 

करन्धय (वि०) [ कर+घे-+खश्‌, मुम्‌ ] हाथ चूमने 
वाला । 

करभः [ क्‌+-अभच्‌ | 1. हाथ की पीठ (कलाई से लेकर 
नाखूनों तक) --मूलहस्त; जैसा कि 'करभोपमोरूः 
--रघु० ६।८३ में, दे० नी० करभोरु 2. हाथी की 
सूंड 3. हाथी का बच्चा 4. अँट का बच्चा 5. ऊंट 6. 
एक सुगंधित द्रव्य । सम०--ऊरूः (स्त्री) वह्‌ स्त्री 
जिसकी जंघाएँ हाथ के अग्रभाग की पीठ से मिलती 
जुलती हैँ-अङ्के निधाय करभोरु यथासुखं ते--श० 
३।२१, शि० १०।६९-अमरु ६९, (दूसरी व्याख्या 
के अनुसार) - जिसकी जंघाएँ हाथी के सूंड से मिलती 
जुलती हैं । 

करभकः [ करम+-कन्‌ ] अँट । 

करभिन्‌ (१०) [करभ--इनि ] हाथी । 

करम्ध, करम्बित (वि०) [क 1-अम्बच्‌, करम्ब--इतच्‌ च] 
1. मिश्रित, मिला-जुला, चित्रविचित्र, रंगबिरंगा,-प्रकाम- 
मादित्यमवाप्य कण्टकैः करम्बिता मोदभरं विवृण्वती-- 
नै० १॥ ११५, स्फुटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यमुनाजल- 
पूरम्‌ - गीत० ११ 2. बेठाया हुआ जड़ा हुआ । 

करम्भः (बः) [ क--रम्भूस घळ | 1. दही मिला आटा 
या अन्य भोज्यपदार्थ 2. कीचड--क्रम्भबालुकाता- 


( २५० ) 


पान्‌-मनु० १२।७६, (यहाँ इस शब्द की अनेक 
व्याख्याएँ की गई हैं, परन्तु मेधातिथि इसका अर्थ 
'कीचड़' ही मानते हैं) । 

करहाटः | कर+-हट्‌+-णिच्‌+-अण्‌ 11. एक देश का नाम 
(संभवत: सतारा जिले का वतेमान कर्हाद),--करहाट- 
पतेः पुत्री त्रिजगन्लेत्रकामंणम्‌--विक्रमांक० ८२ 2. 
कमल का डंठल या रेशेदार जड । 

कराल (वि०) [ कर--आ--छा-+क ] 1. भयानक, 
भीषण, डरावना, भयंकर-उत्तर० ५५, ६1१, मा० ३, 
भग० ११२३, २५, २७, रघु० १२।९८, महावी० 
३।४८ 2. जंभाई लेता हुआ, पूर्णृतया खोलता हुआ 
"उत्तर० ५।६ 3. बड़ा, विस्तृत, ऊंचा, उत्तुंग 
4. असम, जिसमें झटका या हचकोला लगे, नोकदार 
“वैणी० १।६, मा० १॥३८,--ला दुर्गा का प्रचण्ड 
रूप, आयतनम्‌, न करालोपहाराच्च फलमन्यद्विभा- 
व्यते-मा० ४।३३,। सम०--दंष्ट्र डरावने दांतों 
वाला,--बदना दुर्गा की उपाधि । 

करालिकः [ कराणां करसदृशशाखानाम्‌ आलिः श्रेणी 
यत्र--ब० स० कप्‌ | 1. वृक्ष 2. तलवार । 

करिका [ कर--अच्‌-+-ङीष्‌ +-कन्‌, टाप्‌ ह्रस्वः ] खरोंच, 
नखाघात से हुआ घाव । 

करिणी (स्त्री०) [ कर--इनि--डीप्‌ ] हथिनी--कथ- 
मेत्य मतिविपर्ययं करिणी पङ्कमिवावसीदति कि० 
२।६, भामि० १।२। 

करिन्‌ (पु०) [ कर+-इनि ] 1. हाथी 2. (गण०) आठ 

संख्या । सम०--इन्ब्रः,-ईदवरः, वरः बड़ा 

हाथी, विशालकाय हाथी--सदादानः परिक्षीणः शस्त 
एव करीश्वरः--पंच० २।७०, दूरीकृताः करिवरेण 
मदान्धबुद्ध्या -नीति० २,-कुंभः हाथी के मस्तक 
का अग्रभाग---भामि० २।१७७,--गजितम्‌ हाथी की 
चिघाड़, (बृंहितं करिगजितम्‌- अमर०),- दंतः हाथी 
दांत,--पः महावत,---पोतः,--शावः,---शावक: हाथी 
का बच्चा,--बंधः स्तंभ जिससे हाथी बांधा जाय 
-माचलः सिह, मुखः गणेश का विशेषण,- -वरः= 
“इन्दरः,--बेजयन्ती (पुं०) झंडा जो हाथी के द्वारा ले 
जाया जा रहा हो,-स्कंघः हाथियों का समूह । 

करीरः [ क--ईरन्‌ | 1. बांस का अंकुर 2. अंकुर--आनि- 
न्यिरे वंशकरीरनीलै:--शि० ४1१४ 3. कांटेदार वृक्ष 
जो मरुस्थल में पंदा होता है तथा जिसे ऊंट खाते हैं, 
पत्रं नैव यदा करीरविपटे दोषो वसन्तस्य किम्‌ 
“भर्तृ० २1९३, तु०--कि पुष्पैः किं फलैस्तस्य करी- 
रस्य दुरात्मनः, येन वृद्धि समासाद्य न कृतः पत्रसंग्रहः । 
णासुभा०, 4. पानी का घडा । 

करीषः, म्‌ [ कृ +-ईषन्‌ ] सूखा गोबर । सम०--अग्निः 
सूखे गोबर या कंडों की आग । 


करीषडूचा | करीष+-कषू-+-खच्‌, मुन्‌ ] प्रबल वायु या 
आंधी । 

करीषिणी | करीष--इनि +-डीप्‌ ] संपत्ति की अधिष्ठात्री 
देवी । 


करुण (वि०) | करोति मनः आनुकूल्याय, कु उनन्‌ 
तारा" ] कोमल, मामिक, दयनीय, करुणाजनक, 
शोचनीय--करुणध्वनिः--उत्तर० १, शि० ९।६७, 
विफलकरुणैरार्यचरितैः--उत्तर० १।२८,-णः 1. दया, 
अनुकम्पा, दयालूता 2. करुण रस, शोक, रंज (आठ 
या नौ रसों में से एक) --पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य 
करुणो रसः--उत्तर० ३।१, १३, विलपन्‌ "0 
करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति--रघु० ८1७०, । सम० 
मल्लो मल्लिका का पौधा,-विप्रलम्भः (अलं० शा० 
में) वियुक्तावस्था में प्रेम-भावना । 

करुणा [ करुण--टाप्‌ ] अनुकंपा, दया, दयालुता- प्रायः 
सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रन्तिरात्मा - मेघ० ९३, 
इसी प्रकार 'सकरुण --सदय' तथा “अकरुण ==निदंय" । 
सम०-_ आद्रे (वि०) कोमल-हुदय, दया से पसीजा 
हुआ,संवेदनशील,--निधिः दथा का भण्डार,--पर, 
--मय (वि०) अत्यन्त कृपालु,--विमुख (वि०) 
निर्देय, कुर--करुणाविम्‌ खेन मृत्युना--रघु० ८६७ । 

करेटः [ करे--अट्‌--अचू, अलुक्‌ स० ] अंगुली का 
नाखून । र 

करेणुः [ कृ+-एणु--अथवा के मस्तके रेणुरस्य तारा०] 
1. हाथी,--करेणु रारोहयते निषादिनम्‌-शि० १२।५, 
५।४८ 2. कणिकार वृक्ष,-णुः (स्त्री०) 1. हथिनी 
--ददौ रसात्पंकजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः 
कु० ३।३७, रघु० १६1१६ 2. पालकाप्य की माता । 
सम०-भूः,-सुतः हस्तिविज्ञान का प्रवर्तक पालकाप्य । 

करोटम्‌, करोटिः (स्त्री?) [ क+-रुट्‌+-अच्‌, इन वा | 
1. खोपड़ी---महावी० ५।१९ 2. कटोरा या पात्र । 

कर्कः [ कृ+-क ] 1. केकड़ा 2. कर्क राशि, चतुर्थराशि 
3. आग 4. जलकुंभ 5. दर्पण 6. सफेद घोड़ा । 

कर्कटः, टक: [ कर्क {-अटन्‌, स्वार्थे कन्‌ च ] 1. केंकड़ा 
2. कर्कराझि, चतुर्थ राशि, 3. वृत्त, घेरा । 

ककंटिः,-टी (स्त्रीश) [ कर+-कट-+-इन्‌, शक० पर- 
रूपम्‌; डीप्‌ ] एक प्रकार की ककड़ी । 

कर्कन्धुः,-््‌ः{ ककं कण्टकं दघाति -धा+-कू ] 1. उन्नाव का 
पेड--ककेन्धूफलपाकमिश्रपचनाभोदः परिस्तीर्यते 
--उत्तर० ४।१, कर्कन्धूनामृपरि तुहिनं रञ्जयत्यग्रसंघ्या 
लाश? ४, अने० पा० 2. इस वृक्ष का फल--याज्ञ० 
१।२५०। 

ककर (वि०) [ककं +-रा--क] 1. कठोर, ठोस 2. दृढ़,--रः 
1. हथोडा 2. दर्पण 3. हड्डी, (खोपड़ी का) भग्न 
टुकड़ा, खंड,--मा० ५।१९ 4. फीता या चमड़े की 


( २५१ 


पेटी । सम०--अक्षः हिलती पूंछ वाला (खजन) 
पक्षी,--अंगः खंजन पक्षी, - अंधुकः अंधा कुआँ, तु०, 
अंघकूप । 

ककंराटुः [कर्क हासं रटति प्रकाशयति, कर्क‡-रट्‌ञ-कुञ] 
तिरछी दृष्टि, कनखी, कटाक्ष । 

कर्करारः [कर्क र--अल--अच्‌] घुँघराले बाल, चूर्णेकुन्तल । 

कर्करी [ककंर--डीप्‌] ऐसा जलपात्र जिसकी तली में 
चलनी की भाँति छिद्र हों 1 

कर्कश (वि०) [कर्क --श] 1. कठोर, कड़ा (विप० कोमल 
या मृदु) सुरद्विपास्फालनकर्कशाङगुलो--रघु० ३1५५, 
ऐरावतास्फालनकर्कशेत हस्तेन पस्पर्श तदङ्गमिन्द्रः 
--कु० ३।२२, १।३६, शि० १५।१० 2. निष्ठुर, क्रूर, 
निर्दय (शब्द, आचरण आदि) 3. प्रचण्ड, प्रबल अत्य- 
घिक--तस्य कर्कशविहारसंभवम्‌ -रघु० ९६८ 
4. निराश 5. दुराचारी, दुश्चरित्र, स्वामिभक्ति से हीन 
(जैसा कि कोई स्त्री) 6. समझ में न आने योग्य, 
दुर्बोष--तर्के वा भूशककंशे मम समं लीलायते भारती 
--प्रस० ४, शः तलवार । 

कर्कशिका, कर्कशी [कर्कश-+-कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌, डीष्‌ वा] 
जङ्गली बेर, झडबेर । 

ककिः [ककं इन्‌] ककं राशि, चतुर्थं राशि । 

कर्कोटः, --टकः [ककं +-ओट, स्वाथ कन्‌] आठ प्रधान साँपों 
में से एक (जब राजा नल को कलि के दुष्प्रभाव से 
नाना प्रकार की यातनाएँ सहन करनी पड़ी तो उस 
समय कर्कोट ने, जिसे नल ने एक बार आग से बचाया 
था, ऐसा विकृत कर दिया कि विपत्काल में भी उसे 
कोई पहचान न सके) । 

कर्च्रः [कर्ज +-ऊर, पृषो० च आदेशः] एक प्रकार का 
सुगन्धित वृक्ष,--रम्‌ 1. सोना 2. हरताल । 

कर्ण (चुरा० उभ०- कर्णयति-ते, कणित) 1. छेद करना 
सूराख करना.2. सुनता (प्रायः 'आ” उपसर्ग के साथ) 
आ--५संमा--, सुनना, ध्यान से सुनना - सर्वे सवि- 
स्मयमाकर्णयन्ति--श० १, आकर्णयन्नुत्सुकहंसनादान्‌ 
--भट्टि० ११।७। 

कर्णः [कण्यते आकण्यंते अनेन--कर्ण +अप्‌] 1. कान 
---अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतवघक्रमः, कर्णे लगति 
चान्यस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते | पंच० १।३००, ३०५, 
कर्ण दा ध्यान से सुनना, कर्णमागम्‌ कान तक आना, 
ज्ञात होना--रघु० १।९, कर्णे कृ कान में डालना, 
-- चौर० १०, कर्ण कथयति कान में कहता है, दे० 
बट्कणे, चतुष्कर्ण 2. गंगाल का कड़ा 3. नाव की पत- 
वार 4. त्रिभुज के समकोण के सामने की रेखा 5. 
महाभारत में वणित कौरव पक्षका एक महारथी 
(जब कुन्ती अपने पिता के घर रहती थी, उस समय 
सूर्य देव के संयोग से कुन्ती की अविवाहितावस्था में 


) 


कणे का जन्म हुआ । (दे० कुंती) बालक उत्पन्न होने 
पर कुन्ती ने अपने बन्धु-बान्धवो की निन्दा तथा लोक- 
लज्जा के कारण उसे नदी में फेंक दिया। धृतराष्ट्र 
के सारथि अधिरथ ने उसे नदी से निकाल कर अपनी 
पत्नी राधा को दे दिया । उसने उसे पालपोस कर 
बड़ा किया, इसी लिए कर्ण को सूतपुत्र या राधेय कहते 
हूँ । बड़ा होने पर दुर्योधन ने कर्ण को अङ्ग देश का 
राजा बना दिया । अपनी दानशीलता के कारण वह 
दानवीर कर्ण कहलाया । एक बार इन्द्र (जो अपने 
पुत्र अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिए आतुर रहता या) 
ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और क्ण को झांसा 
देकर उसके दिव्य कवच व कुंडल हथिया लिये, बदले 
में उसे एक शक्ति या बरछी दे दी । युद्ध की कला 
में अपने आप को दक्ष बनाने की इच्छा से कणं ब्राह्मण 
बन कर परशुराम के पास गया, वहाँ उसने परशुराम 
से अस्त्र-संचालन की शिक्षा प्राप्त की । परन्तु यह भेद 
बहुत दिन तक छिपा न रहा। एक बार जब परशुराम 
अपना सिर कर्ण की जंघा पर रख कर सो रहे थ, तो 
एक कीड़ा (कई लोगों के मतानुसार इन्द्र ने कर्ण को 
विफल करने की दृष्टि से 'कीड़े' का रूप धारण किया 
था) कर्ण की जंघा को खाने लगा, उसने जंघा में 
गहरा घाव कर दिया, परन्तु उस पीड़ा से भी कर्ण 
टस से मस न हुआ। इस अनुपम सहन शक्ति से 
परशुराम को कर्ण की असलियत का पता लग गया, 
फलतः उसने कर्ण को शाप दे दिया कि आवश्यकता 
के समय--उसकी विद्या-काम नहीं आवेगी । एक. 
दूसरे अवसर पर उसे एक ब्राह्मण ने (जिसकी गौएँ 
अनजाने में पीछा करते हुए कणे द्वारा मारी मई थी) 
शाप दे दिया कि संकट आ पड़ने पर उसके रथ का 
पहिया पृथ्वी खा लेगी । इस प्रकार की कठिनाइयों 
के होते हुए .भी कर्ण ने भीष्म और द्रोण के पतन के 
पश्चात्‌ कौरव सेना के सेनापति के रूप में कौरव- 
पाण्डवों के युद्ध में अपना युद्ध कौशल खूब दिखाया ! 
तीन दिन तक वह पाण्डवों के सामने रणक्षेत्र में डटा 
रहा! परन्तु अन्तिम दिन जब कि उसके रथ का 
पहिया पृथ्वी म॑ घेंस गया था, वह अर्जुन के द्वारा मारा 
गया । कर्ण, दुर्योधन का अत्यन्त घनिष्ठ मित्र था, 
वाण्डवों का नाश करने के लिए शकुनि से मिल कर 
जो योजनाएँ या षड्यन्त्र दुर्योधन ने किये, उन सब में 
कर्ण उसके साथ था) । सम०--अंजलिः बाहरी कान 
का श्रवण-मार्ग,- अनुजः युधिष्ठिर, अन्तिक (वि०} 
कान के निकट-स्वनसि मुदु कर्णान्तिकचरः श० 
१।२४,--अन्बुः-डू (स्त्री) कान का आभूषण, 
कान की बाली,-- अर्पणम्‌, कान देना, ध्यान से सुनना, 
--आस्फालः हाथी के कानों की फड़फड़ाहट,-- उत्तंस 


( २५२ ) 


कान का आभूषण या (कइयों के मतानुसार) केवल 
आभूषण, (मम्मट कहता है कि यहाँ 'कान' का अर्थ 
“कान में स्थिति' है--तु० उसका एत० टिप्पण--कर्णा- 
वतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिमितः, सन्निधानार्थबो घार्थ 
“स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌ । काव्य० ७),---उपकणिका अफ्‌ 
वाह (शा० “एक कान से दूसरे कान तक'),- क्ष्वेडः 
(आयु में) कान में लगातार गूंज होना,- गोचर 
(वि०) जो कानों को सुनाई पड़,--ग्राहः कर्णधार, 
--जप (वि०) (कर्णेजपः भी) रहस्य की बात बत- 
लाने वाला, पिशुन, मुखबिर,-_ अपः, जापः झूठी 
निन्दा करना, चुगली करना, कलंक लगाना, जाहः 
कान की जड़--अपि कर्णजाहविनिवेशितानन:--मा ० 
५१।८,- जित्‌ (पूं०) कर्णविजेता, अर्जुन, तृतीय पांडव, 
तारः हाथी के कानों की फड़फड़ाहट, या उससे 
उत्पन्न आवाज -विस्तारितः कुंजरकर्णतालै:--रघु ० 
७३३९, ९।७१, शि० १३।३७,--धारः मल्लाह, चालक 
--अकर्णघारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव - हि० ३।२, 
अविनयनदीकर्णधारकर्ण--वेणी ० ४,--धारिणी हथिनी 
---पथः: श्रवणपरास,-परम्परा एक कान से दूसरे कान, 
अनुश्ुति--इति कर्णपरम्परया श्रुतम्‌--रत्न० १, 
--पालिः (स्त्री०) कान की लौ,- पाशः सुन्दर कान, 
>पूरः 1. (फूलों का बना) कान का आभूषण, कान 
की बाली--इदं च करतलं किमिति कर्णपूरतामारो- 
पितम्‌--का० ६० 2. अशोकवृक्ष,--पूरकः 1. कान की 
बाली 2. कदम्ब वृक्ष 3. अशोक वृक्ष 4. नील कमल, 
--प्रान्तः कान की पाली,--भूषणम्‌, _ भूषा कान का 
गहना,--मूलम्‌ कान की जड़--रघु ० १२।२,--पोटी 
दुर्गा का एक रूप,--बंशः बाँसो से. बना ऊँचा मचान, 
वित (वि०) बिना कानों का, (--तः) साँप, 
-विवरम्‌ कान का श्रवण-मार्ग,--विष्‌ (स्त्री०) घूघ, 
कान का मैल,---वेधः (बालियाँ पहनने के लिए) कानों 
का बौंधना,--वेष्टः,--वेष्टनम्‌ कान की बाली, 
--शष्कुली (स्त्री०) कान का बाहरी भाग (श्रवण 
मार्ग पर ले जाने वाला) नै० २।८,-शूलः,-लम्‌ 
कानों में पीड़ा,-अब (वि०)जो सुनाई दे, ऊंचा (स्वर) 
--कंर्णश्रवेडनिले--मतु ० ४॥१० २,--श्ाव:,--संश्रवः 
कानों का बहना, कान से मवाद निकलना,--सुः (स्त्री०) 
कर्ण की माता, कुन्ती,--हीन (वि०) कर्णरहित 
(--नः) साँप। 

कर्णार्काण (वि०) [कर्णे कर्ण गृहीत्वा प्रवृत्तं कथनम्‌ 
व्यतिहारे इच्‌, पूर्वस्य दीर्घश्च] कानों कान, एक 
कान से दूसरे कान । 


कर्णाटः [कणं +-अट्‌ञ-अच्‌] भारत . प्रायोद्वीप के दक्षिण में 


एक प्रदेश- (काव्यं) कर्णटिन्दोजंगति विदुषां कष्ठभूषा- 
त्वमेतु-वित्र॑मांक० १८।१०२,-डी (स्त्री०) उपर्युक्त 


देश की स्वी-कर्णाटी चिकुराणों ताण्डवकरः-विद्ध- 
शा० १।२९। 


कणिक (वि०) [कर्ण--इकन्‌ | 1. कानों वाला 2. पतवार 


घारी,--कः केवट, का 1. कानों की बाली 2. गाँठ, 
गोल गिल्टी 3. कमल का फल, कंवलगट्ठा 4. एक छोटी 
कूची या कलम 5. मध्यमा अंगुली 6. फल का डंठल 
7. हाथी के सूंड की नोक 8. खड्या । 


कणिकारः [काण+-कृय-अणू] 1 कनियार का वृक्ष--निर्भि- 


द्योपरि कणिकारमुकुलान्यालीयते षट्‌पद:--विक्रम० 
२२३, ऋतु० ६६, २० 2. कमल का फल, कंवलगट्टा 
--रम्‌ कनियार का फूल, अमलतास का फूल (यद्यपि 
यह फूल बड़े सुन्दर रंग का होता हे, परन्तु सुगन्ध न 
होने के कारण इसे कोई पसन्द नहीं करता--तु० कु० 
३।२८,--वर्ण प्रकर्ष सति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया 
स्म चेतः, प्रायेण सामग्रचविधौ गुणानां पराङमुखी 
विश्वसृजः प्रवृत्तिः । 


कणिन्‌ (वि०) [कर्ण+ इनि] 1. कानों वाला 2. लम्बे 


कानों वाला 3. फल लगा हुआ (जैसे तीर)--(पुं०) 
1. गधा 2. मल्लाह 3. गाँठों से सम्पन्न बाण । 


कर्णी (स्त्री०) [कणे {-डीष्‌] 1. पुंखदार या विशेष आकार 


कर्तनम्‌ [ कत्‌+ त्युट्‌ ] 1. 


का बाण 2. चौय कला व विज्ञान के पिता मूलदेव की 
माता। सम०--रथः बन्द डोली, स्त्रियों की सवारी, 
पालकी--कर्णीरथस्थां रघुवीरपत्नीम्‌--रघु० १४ 
१३,--सुतः चौरयंकला व विज्ञान के जन्मदाता मूल- 
देव-_कर्णीसुतकथेव संनिहितविपुलाचला--का० १९, 
कर्णीसुतप्रहिते च पथि मतिमकरवम्‌ --दश०। 
काटना, कतरना--याञ्च० 
रा २२९, २८६ 2. रूई कातना ( तकुं: कतंन- 
साधनम्‌ ) । 


कतंनी (स्त्री०) [कर्तन--डीप्‌] कची । 
कर्तरिका, कतरी (स्त्री०) 1. केंचो 2. चाकू 3. खड्ग, 


छोटी तलवार । 


कतव्य (सं० कृ०) [कु--तव्यत्‌] 1. जो कुछ उचित हो 


या होना चाहिए,-हीनसेवा न कतंव्या कतेव्यो महदा- 
श्रय:--हि० ३।११, मया प्रातनिःसत्त्वं बनं कतंव्यम्‌ 
---पंच० १ 2. जो काटना या कतरना चाहिए, नष्ट 
करने योग्य-पुत्रः सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि 
वा गुरुः, रिपुस्थानेषु वन्तः कर्तव्या भूतिमिच्छता 
--महा०,--व्यम्‌, कतंव्यता, जो होना चाहिए, धर्मे, 
आभार--कतंब्यं वो न पञ्यामि--कु० ६।२१, २।६२, 
याज्ञ० १।३३० ¦ 


कर्त (वि०) [कृ-तृच्‌] 1. करने वाला, कर्ता, निर्माता, 


सम्पादक--व्याकरणस्य कर्ता = रचयिता, ऋणस्य कर्ता 
=क्कजे करने वाला, हितकर्ता==मला करने वाला, 
सुवर्णकर्ता =-सुनार 2. (व्या० में) अभिकर्ता (करण 


(२५२ 


कारक का अथे) 3. परब्रह्म 4. ब्रह्मा का विशेषण 
विष्णु या शिव 

कर्त्री (स्त्री) [कर्तृ ‡-ङीप्‌ | 1. चाकू 2. केची । 

कर्दः, कदंटः [कदे †-अच्‌, कदेञ-अट्‌ञ-अच्‌, पररूपम्‌] 
कीचड़। 

कर्दमः [कद्‌ --अम] 1. कीचड़, दलदल, पंक-पादो नूपुर 
लग्नक्दमधरौ प्रक्षालयन्ती स्थिता- मृच्छळ ५।३५, 
पथश्चाश्यानकर्दमान्‌--रघु० ४।२४ 2. कूड़ा, मल 
3. (आलं०) पाप,--मम्‌ मांस । सम०--आटकः 
मंलपात्र, मलमार्ग आदि । 

कर्पटः,--टम्‌' [कर विच्‌>-कर्‌ स च पटश्च कर्म० स०। 
1. पुराना, जीणं-शीर्ण या थेगली लगा कपड़ा 2. कपड़े 
का टुकड़ा, घज्जी 3. मटियाला या लाल रंग का 
कपड़ा । 

कर्षटिक,--न्‌ (वि०) [कपंट+ठन्‌, इनि वा] जीणं शीणं 
कपड़ों (चिथड़ों) से ढका हुआ । 

कर्षणः {कृप्‌ --ल्यूट] एक प्रकार का हथियार--चापचक्रः 
कणपकर्पणप्रासपट्विश आदि--दश० ३५। 

कर्परः [कृप्‌-+-अरन्‌ बा०] 1. कड़ाह, कड़ाही 2. बर्तन 
3. ठीकरा, टूटे बर्तन का टुकड़ा-जैसा कि घट कर्पर में 
---जीयेत येन कविना यमकैः परेणं तस्मै वहेयमुदकं 


घटकर्परेण--घट० २२ 4. खोपड़ी 5. एक प्रकार का 


हथियार । 

कर्पासः,- -सम्‌,--सी {कृ‡-पास, स्त्रियां डीष्‌] कपास का 
वृक्ष । 

कर्पूरः,-रम्‌ [कप्‌ +-ऊर] कपूर । सम०-- खंड: 1. कपूर 
का खेत 2. कपूर का टुकड़ा, -तेलम्‌ कपूर का तेल। 

कर्फरः [क्‌~-विच्‌ कर्‌, फल्‌ +अच्‌, रस्य लः, कीर्यमाणः 
फल: प्रतिविम्बो यत्र ब० स०] दर्पण । 

कर्बु (वि०) [कवं (बं)¬-उन्‌] रंगबिरंगा, चित्तौदार 
-र्‍याज्ञ० ३।१६६। 

कर्बुर (वि०) [कर्व (बं) --उरच्‌] 1. रंगविरंगा, चित- 
कबरा-क्वचिल्लसद्धननिकुरम्बकर्बुरः--शि० १७।५६ 
2. कबूतर के रंग का, सफेद सा, भूरा--पवनैर्भस्म- 
कपोतकर्बुरम्‌ कु० ४।२७,--रः चित्रविचित्र रंग 
2. पाप 3. भूत, पिशाच 4. घतूरे का पौधा,-रम्‌ 
1. सोना, 2. जल । 

कर्बुरित (वि०) [कर्बुर--इतच्‌ | रंगबिरंगा-उत्तर० ६।४। 

कर्मठ (वि०) | कमंन्‌+-अठच्‌ | 1. कार्यप्रवीण, चतुर 
2. परिश्रमी 3. केवल धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न, 
--5ः यज्ञ निदेशक । 

कमंण्य (वि०) [कर्मन्‌ + यत्‌] कुशल, चतुर,--ण्या मजदूरी, 
--ष्यम्‌ सक्रियता । 

कर्मन्‌ (नपुं ०) [कृ-मनिन्‌] 1. कृत्य, कायं, कर्म 2. कार्या- 
न्वयन, सम्पादन 3. व्यवसाय, पद, कतंव्य--संप्रति 


) 


विषवैद्यानां कमं--मालविऽ ४ 4. घामिक कृत्य (यह 
चाहे, नित्य हो, नैमित्तिक हो या काम्य हो) 5. विशिष्ट 
कृत्य, नैतिक कतव्य 6. धामिक कृत्यों का अनुष्ठान 
(कमेकाण्ड) जो ब्रह्मज्ञान या कल्पना प्रवण घर्म का 
विरोधी है (विप० ज्ञान)--रघु० ८२० 7. फल, 
परिणाम 8. नैसर्गिक या सक्रिय सम्पत्ति (धरती के 
आश्रय के रूप में) 9. भाग्य, पूर्वजन्म के किये हुए 
कर्मों का फल---भतुँ० २।४९ 10. (व्या०) कर्म का 
उद्देशय--कर्तुरीप्सिततमं कमें--पा० १४७९ 
11. (वैशे० द० में) गति या कर्म जो सात द्रव्यों में एक 
माना जाता है, (परिभाषा इस प्रकार है:- एकद्रव्य- 
मगूणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणं कमं--वैशे० सू०, 
कम पाँच प्रकार का है-उत्क्षेपणं ततोऽवक्षेपणमाकुञचनं 
तथा, प्रसारणं च गमन कर्माण्येतानि पञ्च च-भाषा० 
६। सम०--अक्षम (वि०) कायं करने में असमर्थ, 
अङ्कम्‌ कायं का अंश, यज्ञीय कृत्य का भाग (जैसा 
कि दशं यज्ञ का प्रयाज), अधिकार धर्मकृत्यों को 
सम्पन्न करने का अधिकार,- अनुरूप (वि०) 1. किसी 
विशेष कार्य या पद के अनुसार 2. पूर्व जन्म में किये 
हुए कमो के अनुसार,--अन्तः 1. किसी कार्य या व्यव- 
साय की समाप्ति 2. कार्य, व्यवसाय, कार्य सम्पादन 
3. कोष्ठागार, धान्यागार--मन्‌ ० ७1६२, (कर्मान्तः 
इक्षुघान्यादिसंग्रहस्थानम्‌--कुल्लू ०) 4. जुती हुई भूमि, 
अन्तरम्‌ 1. कार्यं में भिन्नता या विरोध 2. तपस्या, 
प्रायश्चित्त 3. किसी घामिक कृत्य का स्थगन,-अन्तिक 
(वि०) अन्तिम (--कः) सेवक, कामिक,-- आजीवः 
किसी पेशे से (जैसे शिल्पकार का) अपनी 
जीविका चलाने वाला,--आत्मन्‌ (वि०) कार्य के 
नियमों से. युक्त, सक्रिय -मनु० १।२२,२३; (पुं०) 
आत्मा, इन्द्रियम्‌ काम करने वाली इन्द्रियाँ जो ज्ञाने- 
न्द्रियों से भिन्न हैं (वे यह हैं--वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थानि--मनु० ११।९१, (इन्द्रिय शब्द के नी० भी 
दे०,-- उदारम्‌ साहसिक या उदार कार्य, उच्चाश- 
यता, शक्ति,--उद्युक्त (वि०) व्यस्त, संलग्न, सक्रिय, 
सोत्साह,--करः 1. भाडे का मजदूर (वह सेवक जो 
दास न हो) --करमंकराः स्थपत्यादय:-- पंच १, शि० 
१४१६ 2. यम,--कतुं (पुं ) (व्या० में) कर्ता जो 
साथ ही साथ कर्म भी हे--उदा० पच्यते ओदनः, 
इसकी परिभाषा यह हैः-- क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव 
प्रसिध्यति, सुकरैः स्वैर्गुणैः कर्तुः कर्मकर्तेति तद्विदुः । 
~-क्ाण्डः,---डम्‌ वेद का वह विभाग जो यज्ञीय कृत्यों, 
संस्कारों तथा उनके उचित अनुष्ठान से उत्पन्न फल 
से सम्बन्ध रखता है,--कारः 1. जो किसी व्यवसाय 
को करता है, कारीगर, शिल्पकार (जो भाड़े पर काम 
करने वाला न हो) 2. कोई भी मजदूर (चाहे भाडे 


( २५४ ) 


का हो या विना भाडे का) 3. लुहार, हरिणाक्षि 
कटाक्षेण आत्मानमवलोकय, न हि खड़ो विजानाति 
कर्मकारं स्वकारणम्‌ । उद्धट 4. साँड,--कारिन्‌ (पुं०) 
मजदूर कारीगर,--कामुंक:--कम्‌ एक मजबूत घनुष, 
--कीलकः घोबी,--क्षम (वि०) कोई कार्य या कतंव्य 
सम्पादन करने के योग्य,-आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म 
इवाश्रित:--रघु० १।१३,-क्षेत्रम्‌ धामिक कृत्यों की 
भूमि अर्थात्‌ भारतवर्ष, तु० कर्मभूमि, -गृहीत (वि०) 
कार्य करते समय पकड़ा हुआ (जैसे कि चोर),--घातः 
कार्य को छोड़ बैठना या स्थगित कर देना,- चं (चां) 
डाल: 1. काम करने में नीच, नीच या निकृष्ट कर्म करने 
वाला व्यक्ति, वशिष्ट उनके प्रकारों का उल्लेख करता 
है-असूयकः पिशुनइच कृतध्नो दीर्घरोषकः, चत्वारः 
कर्मचाण्डाला: जन्मतस्चापि पञ्चमः । 2. जो अत्याचार 
पूर्ण कार्य करता है-उत्तर० १।४६ 3. राहु,--चोदना 
1. यज्ञानुष्ठान में प्रेरित करने वारा प्रयोजन 
2. घामिक कृत्य की विधि,-ज्ञः घामिक अनुष्ठानों से 
परिचित,--त्यागः सांसारिक कर्तव्य और धर्मानुष्ठान 
को छोड़ देना,--बुष्ट (वि०) कार्य करने में भ्रष्ट, 
दुष्ट, दुराचारी अतादरणीय,---दोषः 1. पाप, दुर्व्यसन 
मनु ० ६।६१, ९५ 2. नुटि, दोष, (कार्य करने में) 
भारी भूल-मनु ० १।१०४ 3. मानवी कृत्यों के दुष्परि- 
णाम 4. निद्य आचरण,--धारयः समास, तत्पुरुष का 
एक भेद (इसमें प्रायः विशेषण व विशेष्य का समास 
होता है), - तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुब्रीहिः 
--उद्धूट, - ध्वंसः 1. घर्मानुष्ठानों से उत्पन्न फल का 
नाश 2. निराशा,--नामन्‌ (व्या० में) कृदन्तक संज्ञा, 
नज्नैरशा काशी और विहार के मध्य बहने वाली एक 
नदी,--निष्ठ (वि०) धर्मानुष्ठान के सम्पादन में 
संलग्न,--पथः 1. कार्य की दिशा या स्रोत 2. घर्मा- 
नृष्ठान का (कर्म) मागे (विप० ज्ञान मागे) ,--पाकः 
कार्यो की परिपक्वावस्था, पूर्वजन्म में किये गये कर्मो 
का फल,--प्रवचनीय कुछ उपसगे तथा अव्यय जो 
क्रियाओं के साथ संबद्ध न होकर केवल संज्ञाओं का 
शासन करते हैं उदा० 'आ मुक्ते संसार: में 'आ' 
कर्मप्रवचनीय है, इसी प्रकार 'जपमनु प्रावर्षत्‌ में 'अन्‌', 


तु० उपसगे, गति या निपात,-म्यासः धर्मानुष्ठानों के- 


फलों का परित्याग, फलम्‌ पूर्व जन्म में किये हुए 
कर्मो का फल या पारितोषिक (दुःख, सुख) ,--बन्घः, 
बन्धनम्‌ जन्म-मरण का बन्धन, धर्मानुष्ठानों के फल 
चाहे शुभ हों या अशुभ (इनके कारण आत्मा सांसा- 
रिक विषय-वासनाओं में लिप्त रहता हैं),--भूः, 
भूमिः (स्त्री) 1. धर्मानुष्ठान की भूमि- अर्थात्‌ 
भारतवर्ष 2. जुती हुई भूमि,-मीमांसा संस्कारादिक 
अनुष्ठानों का विचारविमर्श या मीमांसा,--मूल्म्‌ कुश 


नामक पवित्र घास,_-युंगम्‌ चौथा (वर्तमान) युग, 
अर्थात्‌ कलियुग,--योग: 1. सांसारिक तथा धार्मिक 
अनुष्ठानों का सम्पादन 2. सक्रिय चेष्टा, उद्योग,--बशः 
भाग्य जो पूर्व जन्म में किये गये कार्यो का अनिवार्यं 
परिणाम है, विपाकः==कर्मपाक,--शाला कारखाना, 
शोल, शूर (वि०) कर्मवीर, उद्योगी, परिश्रमी, 
सँग सांसारिक कर्तव्य तथा उनके फलों म आसक्ति । 
सचिवः मंत्री, संन्यासिकः, संन्यासिन्‌ (पुं०) 
1. धर्मात्मा पुरुष जिसने प्रत्येक सांसारिक, कार्य से 
विरक्ति पा ली हे 2. वह संन्यासी जो कर्म फल का 
ध्यान न करते हुए घर्मानुष्ठानों का सम्पादन करता है, 
-साक्षिन्‌ (पुं०) 1. आँखों देखा गवाह, प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षी--कु० ७८३ 2. जो मनुष्य के शुभाशुभ कर्मो 
को प्रत्यक्ष देखता रहता है (इस प्रकार के नो देवता 
हैं जो मनुष्य के समस्त कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हैं 
--तथाहि-सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच 
च, एते शुभाशुभस्येह कमंणो नव साक्षिणः । --सिद्धिः 
(स्त्रीश) अभीष्ट कार्यं की सिद्धि, सफलता--कु० 
३।५७,-स्थानम्‌ -सार्वंजनिक कार्यालय, काम करने 
का स्थान । 

कर्मन्दिन्‌ [ कर्मन्द+-इनि ] संन्यासी, घामिक भिक्षु । 

कर्मारः [ कर्मन्‌ +-ऋ¬-अण्‌ ] लुहार -याज्ञ ० ११६३, 
मनु० ४२१५ । 

कमिन्‌ (वि०) [ कमंन्‌--इनि ] 1. कार्य करने वाला, 
क्रियाशील, कार्यरत, 2. किसी कार्य या व्यवसाय में 
व्यापृत 3. जो फल की इच्छा से धर्मानुष्ठान करता 
है--कमिम्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन 
~ भग० ६।४६; (पु०) कारीगर, शिल्पकार--याज्ञ ० 
२1२६५ । 

कमिष्ठ (वि०) [ कमिन्‌+-इष्ठन्‌, इनो लुक्‌ ] व्यापार- 
कुशल, चतुर, परिश्रमी । 

कर्वटः [ कवं †- अटन्‌ ] बाजार, मंडी या किसी जिले 
(जिसमें २०० से ४०० तक गांव हों) का मुख्य नगर। 

कर्ष: [ कृष्‌--अच्‌. घडा, वा ] 1. रेखा खींचना, घसीटना, 
खींचना--याज्ञ० २।२१७ 2. आकर्षण 3. हल जोतना 
4. हल-रेखा, खाई 5. खरोंच,--षं:,--घंम्‌--चाँदी या 
सोने का १६ माहे का वजन । सम०--आपण-- 
कार्षापण । 

कर्षक (वि०) [ कृष्‌-ण्वुल्‌ ] खींचने बाला,--कः 
किसान, खेतिहर--याज्ञ० २१२६५ । 

कर्षणम्‌ [ कष्‌-ल्युट्‌ ] 1. रेखा खींचना, घसीटना, 
खींचना, झुकाना, (घनुष का) --भज्यमानमतिमात्र- 
क्षणात्‌ -रघु० ११।४६ ७।६२ 2. आकर्षण 
3. हल जोतना, खेती करना 4. क्षति पहुँचाना, कष्ट 
देना, पीडित करना--मनु० ७1११२] 


( २५५ ) 


कणो [ कृष्‌+-णिनिऋ-डीप्‌ ] लगाम का दहाना । 

कष्‌ः (स्त्री०) | कृष्‌+-ऊ ] 1. हल-रेखा, खूड 2. नदी 
3. नहर (१०) 1. सूखे कंडों की आग 2. कृषि, 
खेती 3. जीविका । 

कहिचित्‌ (अव्य०) | किम्‌+हिल्‌, कादेशः,+ वित्‌ ] 
किसी समय, (प्रायः 'न' के साथ प्रयोग) मन्‌ ० २।४, 
४०, ९७; ४७७, ६।५० | 

कल्‌ ¡ (म्वा० आ०--कलते, कलित) 1. गिनना, 2. 
शब्द करना | 
1(चुरा० उभ० -कलयति-ते, कलित)1. धारण करना, 
रखना, ले जाना, संभालना, पहनना, करालकरकन्दली- 
कलितरास्त्रजालैर्बलैः-उत्तर० ,५।५, म्लेच्छनिवह- 
निधने कलयसि करवालम्‌--गीत० १, कलितललित- 
बनमालः; हलं कलयते--त०, कलयवलयश्रेणीं पाणौ 
पदे कुरु नूपुरौ--१२, शा० ४१८ 2. गिनना, 
हिसाब लगाना--कालः कलयतामहम्‌-भग० १०।३० 
3. धारण करना, लेता, रखना, अधिकार में करना 


कलयति हि हिमांशोनिष्कलङ्कस्य लक्ष्मीम्‌ --मा० 


१।२२, शि० ४।३६, ९।५९ 4. जानना समझना, 
पर्यवेक्षण, ध्यान देना, सोचना--कलयन्नपि सव्यथो- 
उवतस्थे--शि० ९1८३, कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्त- 
मेव कलयन्त्यनुनिन्ये - १०२९, नै० २।६५, ३।१२ 
भा० २।९ 5. सोचना, आदर करना, खयाल करना 
--कलयेंदमानमनसं सखि माम्‌ --शि० ९।५८, ६।५४, 
शा० ४।१५, व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति 
मलयसमीरम्‌ --गीत० ४७ 6. सहन करना, प्रभा- 
वित होना - मदलीलाकलितकामपाल--मा० ८, धन्यः 
कोऽपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे यौवने-भतुं ० 
१।७२ 7. करना, सम्पादन करना 8. जाना 9. 
आसक्त होना, लेटजाना, सुसज्जित होना, ! आ-- 1. 
पकड्ना, ग्रहण करता--शि० ७।२१,-कुतूहलाकलित- 
हृदया--का० ४९ 2. खयाल करना, आदर करना, 
जानना, ध्यान देना--स्पर्शंमपि पावनमाकलयन्ति 
--का० १०८, खिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि 
गीत ० ३ 3. बांधना, जकड़ना, बंधन युक्‍त होना, 
रोकना या इकट्ठे पकड़ना--शि० १।६, ९४५, का० 
८४, ९९ 4. प्रसार करना, फेंकना--शि० ३।७३ 5. 
हिलाना, परि- 1. जानना, समझना, खयाल करना, 
आदर करना! 2. जानकार होना, याद करना बि-+ 
अपांग करना, विकलांग करना, विकृत करना, सम्‌--, 
1. जोड़ता, एकत्र करना -तु० संकलन 2. खयाल 
करना, आदर करना । 
111 (चुरा० उभ०--कालयति--ते, कलित) प्रोत्सा- 
हित करना, हाँकना, प्रेरणा देना । 

कल (वि०) [ कल्‌ (कड्‌) +-घञ्ग्‌, अवृद्धिः, डलयोर- 


| 


भेदः] 1. मधुर, और अस्पष्ट (अस्पष्टमघुर)-कर्ण कलं 
किमपि रौति-हि० १।८१, सारस: कलनिर्हाद--रघु० 
११४१, ८५९, मालवि० ५१, 2. मन्द मधुर (स्वर) 
३.कोलाहल करने वाला,झनझनाता हुआ, टनटन करता 
हुआ-भास्वत्कलनूपुराणां-रघु० १६१२, कलकिकिणी- 
रवम्‌ू---शि० ९।७४, ८२, कलमेखलाकलकलः ६1१४, 
४1५७ 4. दुर्बेल 5. अनपका, कच्चा,--लः मन्द या 
मृदु और अस्पष्ट स्वर, -लम्‌ वीर्य । सम०-- अङ्कुरः 
सारस पक्षी,--अनुनादिन्‌ (पुं०) 1. चिड़िया 2. मधु- 
मक्खी 3. चातक पक्षी,--अविकलः चिड़ा,- आलापः 
1. मधुर गुंजार 2. मधुर और रुचिकर प्रवचन ---स्फुर- 
त्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कोतुका- 
घिक्रम्‌-का० २ 3. मघुमक्खी,--उत्ताल (वि०) 
ऊंचा, तीकण,-कष्ठ (वि०) मधुर कंठ वाला (--ठः) 
(स्त्री--ठी) 1. कोयल, 2. हंस, राजहंस 3. कबू- 
तर,--कलः 1. भीड़ की मर्म रध्वनि या भनभनाहट 2. 
अस्पष्ट या संक्षुब्ध ध्वनि--चलितया विदघे कलमेख- 
लाकलकलोऽलकलोळदृशान्यया--शि० ६।१४, नेपथ्ये 
कलकलः (नाटकों में), भतु० १।२७, ३७, अमरु २८ 
3. शिव,--कूजिकाः.--कूणिका छिनाल स्त्री, घोषः 
कोयल,--तूलिका लम्पट या छिनाल स्त्री,--धौतम्‌ 
1. चाँदी-शि० १३1५१ ४४१ 2. सोना--विमलकल- 
घौतत्सरुणा खडगेन --वेणी० ३ "लिपिः (स्त्री०) 
1. सुनहरी पांडु लिपि की जगमगाहट 2. स्वर्णाक्षर 
मरकतशतकललितकलघौतलिपेरिव रतिजयलेखम्‌ 
---गीत० ८,--ध्वनि: 1. मन्दमधुर ध्वनि 2. कबूतर 
3. मोर 4. कोयल, नादः मन्द मधुर स्वर,--भाषणम्‌ 
तुतळाना,--बालकलरव=बचपत की चहक,--रवः 
1. मन्द मधुर ध्वनि 2. कबूतरी 3. कोयल, हुंसः 
1. हंस, राजहंस-वधूदुकूलं कलहंसलक्षणम्‌ -कु० 
५।६७ 2. बत्तख, पुंकारण्डव, भट्टिः २।१८, रघु» 
८।५९ 3. परमात्मा । 

कलङ्कः [ कल्‌--क्विपू,कल्‌ चासौ अङ्कूइच कर्म० स० ] 
1. घब्बा, चिह्न, काला घब्बा (शा०) रघु० १३1१५, 
2. (आलं०) दाग, बट्टा, गर्ही, बदनामी --व्यपनयतु 
कलंडूं स्वस्वभावेन सैव मृच्छ १०।३४, रघु? 
१४।३७, इसी प्रकार--कुल” 3. अपराध, दोष - भतृ ० 
३।४८ 4. लोहे का जंग, मोर्चा । 

कलड्धूषः (स्त्री०--षी) [करेण कषति हिनस्ति--कल-- 
कष्‌ +-खच्‌, मुम्‌ | सिह, शेर । 

कर्लाङ्कत (वि०) [ कलङ्क +- इतच्‌ | 1. धब्बेदार, लांछित, 
बदनाम । 

कलडकुरः | कं जलं लडुयति आमयति, क+-लब्ध+-णिच्‌ 
--उरच्‌ ] जलावतं, भंवर । 

कलञ्ज? | क लञ्जयति--क¬-रूञ्ज्‌-+-अण्‌ ] 1. पक्षी 


( २५६ ) 


2. विषैले शस्त्र से आहत मृग आदि जन्तु,--जम्‌ ऐसे 
जन्तु का मांस । छ 


कलत्रम्‌ | गड्‌--अत्रन्‌, गकारस्य ककारः, डलयोरभेदः ] |. 


1. पत्नी,-वसुमत्या हि नपा: कलत्रिण:--रघु० ८1८३, 
११३२, १२1२४, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ 
भतूं> २६८ 2. कूल्हा या नितम्व--इन्दुमूतिमिवोद्दा- 
ममन्मथ विलासगृहीतगुरुकळत्राम्‌--का० १८९ (यहाँ 
'कळत्रम्‌' के दोनों अर्थ हैं) कि० ८९, १७ 3. राज- 
कीय दुर्ग । 

कलनम्‌ | कल्‌¬-ल्युट्‌ ] 1. घब्बा, चिह्ल 2. विकार, अप- 
राध, दोष 3. ग्रहण करना, पकड़ना, थामना--कल- 
नात्सर्वंभूतानां स कालः परिकीतितः 4. जानना, सम- 
झना, बोध पाना 5. ध्वनि करना,--ना 1. लेना, पक- 
ड़ना, थामना-काल कलना--आन० २९ 2. करना, 
क्रियान्वयन 3. वश्यता 4. समझ, समवबोध 5. पह्‌- 
नना, वसन-घारण करना । 

कलन्दिका [ कल |-दा--क +कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌, पृषो० 
मुम्‌ | बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा । है 

कलभः (स्त्री०--भी) [कल्‌--अभच्‌, करेण शुण्डया भाति 
भा-क रस्य लत्वम्‌--तारा०] 1. हाथी का बच्चा, 
वन पशु-शावक--ननु कलभेन यूथपते रनुकृत्तम्‌ 
“~ मालवि० ५, हिपेद्धभाव॑ कलभः श्रयन्निव--रघु० 
३।३२, ११।३९, १८।३७-2. तीस वषं का हाथी 3. 
ऊंट का बच्चा, जन्तु शावक । 

कलमः [कल्‌ --अम्‌] 1. मई-जून में बोया हुआ चावल जो 
दिसम्वर-जनवरी में पक जाता है--सुतेन पाण्डो: कल- 
मरय गोपिकाम्‌--कि० ४।९, ३४, कु० ५।४७, रघु० 
४।३७ 2. लेखनी, काने की कलम 3. चोर 4. दुष्ट, 
बदमाश । 

कलम्न: [कल्‌ +-अम्वच्‌] 1. तीर 2. कदम्ब वृक्ष । 

कलम्बुटम्‌ [ क +-लम्ब्‌ + उटन्‌] (ताज़ा) मक्खन नवनीत । 

कलूलः,~-लम्‌ [कल्‌ +-कलच्‌ | भ्रूण, गर्भाशय । 

कलविडू:,--गः [ कल्‌+ वङक्‌ +-अच्‌, पृषो० इत्वम्‌ ] 
1. चिड़िया, मनु० ५।९२, याज्ञ० १।१७४ 2. घब्बा, 
दाग या लांछन । 

कलशः, --सः [केन जलेन लश (स)ति--तारा०] (--शम्‌, 
~सम्‌) घडा जलपात्र, करवा, तस्तरी--स्तनौ मांस- 
ग्रन्‍्थी कनककलबावित्युपमितो-भर्तृ० ३।२०, १।९७ 
स्तनकलसः--अमरु ५४ जन्मन्‌, “उद्धवः अगस्त्य 
मुनि । 

कलशी (सी) (स्त्री०) [कलश (स) +-डीष्‌] घडा, करवा ! 
सम०-- सुतः अगस्त्य । 

कलहः, - हम्‌ | कलं कामं हन्ति-हन्‌+-ड तारा० ] 
1. झगड़ा, लड़ाई-भिड़ाई--ईष्याकलह:--भर्तू ० १।२, 
लीला? श्यृंगार० ८, इसी प्रकार शुष्ककलहः, प्रणय- 


कलहः आदि 2. संग्राम, युद्ध, 3. दाँव, घोखा, मिथ्या- 
पन 4. हिसा, ठोकर मारना, पीटना आदि-मनु० डा 
१२१ (यहाँ मेघातिथि और कुल्लूक, कलह शब्द की 
व्याख्या क्रमशः 'दंडादिनेतरेतरताडनम्‌' और 'दंडा- 
दंडयादि' करते है) । सम०- अन्तरिता अपने प्रेमी 
से झगड़ा हो जाने के कारण उससे वियुक्त (जो क्रु 
भी है साथ ही अपने किये पर खिद्यमाना भी), सा० द० 
इस प्रकार परिभाषा करता है--चाट्कारमपि प्राण- 
नाथं रोषादपास्य या, पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्त- 
रिता तु सा । ११७,-अपहूत (वि०) बलपूर्वक अपहरण 
किया गया,--प्रिय (वि०) जो लडाई-झगडा कराने 
में प्रसन्न होता है--नन्‌ कलहप्रियोऽसि--मालवि० १, 
(--यः) नारद की उपाधि । 

कला [कल्‌-कच्‌ +-टाप्‌] 1. किसी वस्तु का छोटा खण्ड, 
टुकड़ा, लवमात्र-कलामप्यकृतपरिलम्ब:--का० ३०४ 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां ताहेन्ति षोडशीम्‌--पंच० 
२।५९, मनु० २८६, ८।३६ 2. चन्द्रमा की एक रेखा 
(यह १६ अंश हैं) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दु- 
कलादय:---मा० १।३६ कु० ५।७२, मेघ० ८९ 3. 
मूलधन पर व्याज (लिये हुए धन के उपयोग के विचार 
से) -घनवीथिवीथिमवतीणवतो निधिरम्भसामपचयाय 
कला:--शि० ९।३२, (यहाँ कला का अर्थ रेखा भी 
है) 4. विविध प्रकार से आकलित समय का प्रभाग 
(एक मिनट, ४८ सैकण्ड या ८ सँकण्ड) 5. राशि के 
तीसवें भाग का. साठवाँ अंश, किसी कोटि का एक 
अंश 6. प्रयोगात्मक कला (शिल्पकला, ललित कला) 
इस प्रकार की ६४ कलाएं हे, जैसे कि संगीत, नृत्य 
आदि 7. कुशलता, मेधाविता 8. जालसाजी, धोखा देही 
9. (छन्दः शास्त्र में) मात्रा छंद 10. किइती 11. रज:- 
स्राव । सम०--अन्तरम्‌ 1. दूसरी रेखा 2. ब्याज, 
लाभ-मासे शतस्य यदि पञ्चकलान्तरं स्पातू--लीला०, 
अयनः कलाबाज्‌, नट, तलवार की तीक्ष्ण धार पर 
नाचने वाला,--आकुलम्‌ भयंकर विष, केलि (वि०) 
छबीला, विलासी (लिः) काम का विशेषण,-क्षयः 
(चन्द्रमा का) क्षीण होना-रघु० ५।१६,-घरः,-निधिः 
-पूर्णः चन्द्रमा,-अहो महत्त्वं महतामपूर्वं विपत्तिकालेऽपि 
परोपकारः, यथास्यमध्ये पतितोऽपि राहोः कलानिधिः 
पुण्यचयं ददाति। उद्धट,--भुत्‌ (१०) चन्द्रमा, 
इसी प्रकार कलावत्‌ (प०)--कु० ५७२ । 

कलावः,--दकः [ कला{-आ¬-दा+क | सुनार । 

कलायः [ कला +-आप्‌+-अण्‌, घडा ] 1. जत्था, गठरी 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य--कु० १।४३, मोतियों 
का हार-रशनाकलापः--घुंघरूदार मेखला 2. बस्तुओं 
का समूह या संचय-अखिलकलाकलापालोचन--का० ७ 
3. मोर कीं पूँछ--तं मे जातकलापं प्रेषय मणिकण्ठकं 


( २५७ ) 


शिखिनम्‌- विक्रम ० ५।१३, पंच० २४८० ऋतु ० ११६ 
२।१४ 4. स्त्री की मेखला या करधनी (प्रायः 'कांची' 
और 'रशना' आदि के साथ) मर्तू० ११५७, ६७, ऋतु० 
३।२०, मुच्छ० १।२७ 5. आभूषण 6. हाथी के गले 
का रस्सा 7. तरकस 8. बाण 9. चन्द्रमा 10. चलता- 
पुरजा, बुद्धिमान्‌ 11. एक ही छंद में लिखी गई 
कविता,--पी घास का गद्ठर । 

कलापकम्‌ [ कलाप--कन्‌ | एक ही विषय पर लिखें गये 
चार इलोकों का समूह (जो व्याकरण की दृष्टि से 
एक ही वाक्य हो) (चतुभिस्तु कलापकम्‌) उदाहरण 
के लिए दे०, कि० ३।४१, ४२, ४३. ४४ 2 वह ऋण 
जिसका परिशोध उस समय किया जाय जब मोर 
अपनी पूँछ फैलावे,--कः 1. एक जत्था या गट्ठर 
2. मोतियों की लड़ी 3. हांथी की गर्दैन के चारों ओर 
लिपटने वाळा रस्सा 4. मेखला या करघनी 
(==कलाप) शि० ९४५ 5. (संप्रदायद्योतक ) 
मस्तक पर तिलकविशेष । 

कलापिन्‌ (पृं०) | कलाप¬-इनि ] 1. भोर--कलाविलापि 
कलापिकदम्बकम्‌ - शि० ६३१, पंच० २८०, रघु० 
६॥९ 2. कोयल 3. अंजीर का वृक्ष (प्लक्ष) । 

कलापिनी [ कलापिन्‌ -।-डीप्‌ ] 1. रात 2. चाँद । 

कलायः [ कला -अय्‌ + अण्‌ ] मटर, शि० १३।२१ । 

कलाविकः [ कलम्‌ आविकायति विदोषेण रोति--कल 
+आ--वि-+कै--क ] मुर्या । 

कलाहकः [ कलम्‌ आहन्ति--कल त-आ¬-हन्‌ +ड-+कन्‌ ] 
एक प्रकार का बाजा । 

कलिः [ कल्‌ :-इनि | 1. झगडा, लडाई-भिडाई, असहमति, 
मतभेद--शि० ७1५५, कलिकामजित्‌--रघु० ९३२, 
अमरु १९ 2. संग्राम, युद्ध 3. सृष्टि का चौथा युग, 
कलियग (इस युग की आय्‌ ४३२००० मानव वर्ष है 
तथा ईसापूर्व ३१०२ वर्ष कौ १३ फरवरी को इसका 
आरंभ हुआ था) मनु० १८६, ९1२०१ /“कैलिवर्ज्यानि 
इमानि आदि० 4. मूत्तरूप कलियुग (इसने नल को 
यातना दी थी) 5. किसी वगे का निकृष्टतम व्यक्ति 
6. विभीतक या बहेड़े का वृक्ष 7. पासे का पहलू जिस 
पर एक का अंक अंकित है 8. नायक 9. बाण 
(स्त्री?) बिना खिला फूल। सम०--कारः, 
--क्कारकः. क्रिः नारद का 
--बुक्षः विभीतक या बहेडे का वृक्ष,--युगम्‌ कलिकाल, 
लौहयूग--मनु ० १८५ । 

कलिका, कलि: (स्त्री) [ कलि+कन्‌ +टाप्‌ | 1. अन- 
खिला फूल कली,--चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका 
बध्नाति न स्वं रजः--श० ६।६, किमाञ्रकलिकाग ङ्गः 
मारभसे--श० ६, ऋतु ६१७, रघु० ९।३३ 2. अंक, 
रेखा । 

३३ 


विशेषण, -- दरुमः, | 


कलिङ्काः (ब० व०) [ कलिञ-गम्‌+-ड ] एक देश और 
उसके निवासियों का नाम; -उत्कलादशितपथः कलिङ्गा- 
भिमुखो ययौ- - रघु० ४३८, (तंत्रं में इसकी स्थिति 
इस प्रकार बताई गई हुँ--जगन्नाथात्समारम्य कृष्णा- 
तीरान्तगः प्रिये, कलिङ्गदेशः संप्रोक्तो वाममार्गपरायणः। 

कलिञ्जः [क--लज्ज्‌--अण्‌ नि० साघु०] चटाई, परदा । 

कलित (वि०) [ कल्‌ +क्त ] थामा हुआ, पकड़ा हुआ, 
लिया हुआ, दे० कल्‌ । 

कलिन्दः [ करि-दा-खच्‌, म्‌म्‌ ]1. वह पर्वत जिससे 
यमुना नदी निकलती हे 2. सूर्य । सम०--कन्या, 
--जा,--ततया,---नन्दिनी यमुना नदी की उपाधियाँ 
--कलिन्दकन्या मथुरां गतापि---रघु० ६1४८, कलिन्दः 
जानीर--भामि० २।१२०, गीत० ३,--गिरिः कलिन्द 
नाम का पर्वत, “जा, “तनया, “नंदिनी यमुना नदी 
की उपाधियाँ -भामि० ४1३, ४ । 

कलिल (वि०) [ कल्‌ -}-इलच्‌ ] 1. ढका हुआ, भरा हुआ 
2. मिला, घुला-मिला-तत एवाक्रन्दकलिलः कलकलः 
महावी० १ 3. प्रभावित, बशर्ते कि,--अकल्ककलिलः 
शि० १९।९८ 4. अभेद्य, अछेद्य,--छम्‌ 1. बड़ा ढेर, 
अव्यवस्थित राशि--विशसि हृदय क्लेशकलिलं--भर्ते ० 
३1३४ 2. गड़बड़, अव्यवस्था-यदा ते मोहकलिलं 
बुद्धिव्येतितरिष्यति--भग० २1५२ । 

कलुष (वि०) [ कल्‌+-उषच्‌ ] मलिन, गन्दा, कींचड़ से 
भरा हुआ, मैला--गंगा रोधःपतनकलुषा गृहहृतीव 
प्रसादम्‌--विक्रम० १।८, कि० ८३२, घट० १३ 2. 
इवासावरुद्ध, बेसुरा, भर्राया हुआ--कण्ठ: स्तम्मितबा- 
ष्पवृत्तिकलुष:--श० ४६ 3. धुंधला, भरा हुआ 
६४ 4. क्रुद्ध, अप्रसन्न, उत्तेजित--भावावबोघकलुषां 
दयितेव रात्री - रघु० ५।६४ (मल्लि० 'कलुष का 
अर्थ 'अयोग्य' और 'अक्षम' मानता है) 5. दुष्ट, पापी, 
बुरा 6. क्रूर, निन्दनीय रधु० १४७३ 7. अन्धकार 
युक्त, अन्धकारमय 8. निठल्ला, आलसी,--षः भैंसा, 

--षम्‌ 1. गन्दगी, मैल, कीचड़--विगतकलूषमम्भः 

--ऋतु० ३।२२ 2. पाप 3. क्रोध । सम०- योनिज 

हरामी, वर्णसंकरः-- मनु ० १०५७, ५८ | 


कलेवरः,-रम्‌ [ कले शुक्रे वरं श्रेष्ठम्‌ अलुक्‌ स? ] 


शरीर,--यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहम्‌्--भर्तु० २।८८, 
हि० १४७, भग० ८।५, भामि० १।१०३, २।४३ । 
कल्कः,--ल्कम [ कल्‌-क ]1. चिपचिपी गाद जो तेल 
आदि के नीचे जम जाती है, कीट 2. एक प्रकार की 
लेई या वेस्ट --याज्ञ० १।२७७ 3. (अतः) गंदगी, 
मैल 4. लीद, विष्ठा 5. नीचता, कपट, दंभ शि० 
१९।९८ 6. पाप 7. घुटा पिसा चूर्ण--तां लोभ्रकल्केन 
हृताङ्गतैलाम्‌--कु० ७।९। सम०- फलः अनार का 

पौधा । 


कल्किः, कल्किन्‌ ( 


( २५८ ) 


कल्कनम्‌ [ कल्क +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] घोखा-देना, प्रतारणा, 


मिथ्यापना | 

) [ कल्क्‌+णिच्‌+-इन्‌, कल्क-- 
इनि ] विष्णु का अन्तिम और दंसवाँ अवतार (संसार 
का उसके शत्रुओं से उद्धार करने वाला तथा दुष्टों 
का हनन करने वाला) | विष्णु के अवतारों का 
उल्लेख करते हुए जयदेव कल्किं नामक अन्तिम अव- 
तार का इस प्रकार निर्देश करता है--म्लेच्छनिवह- 
निधने कलयसि करवालम्‌, धूमकेतुमिव किमपि करा- 
रम्‌, केशव धृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे--गीत ० 
१।१०।] 


कल्प (वि०) | कृप्‌ +-अच्‌, घडा वा ] 1. व्यवहार में 


लाने योग्य, सशक्त संभव 2. उचित, योग्य, सही 
3. समर्थ, सक्षम (संबं०, अधितुमृन्नन्त के साथ अथवा 
समास के अन्त में) - धर्मस्य, यशसः कल्प:---भाग० 
अपना कर्तव्य आदि करने में समर्थ,-स्वक्रियायामकल्पः 
त०, अपना कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ, इसी प्रकार 
—स्वभरणाकल्पः आदि,- ल्पः 1. धामिक कतंव्यों का 
विधि-विधान, नियम, अध्यादेश 2. विहित नियम 
विहित विकल्प, एच्छिक नियम--प्रभः प्रथमकल्पस्य 
योऽन्‌कल्पेन वतंते--मनु० ११।३० अर्थात्‌ उस विहित 
विधि का अनुसरण करने में समर्थ जिसको दूसरे सब 
नियमों की अपेक्षा अधिमान्यता दी जाती है, प्रथम 
कल्पः--मालवि० १, अर्थात्‌ बहुत अच्छा विकल्प,-एष 
वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हब्यकव्ययोः--मनु० ३।१४७ 
3. (अतः) प्रस्ताव, सुझाव, निश्चय, संकल्प--उदारः 
कल्प:--श०७ 4. कार्य करने की रीति, कार्य विधि 
रूप, तरीका, पद्धति (घर्मानुष्ठानों में)-क्षात्रेण कल्पे- 
नोपनीय-उत्तर० २, कल्पवित्कल्पयामास वन्या- 
मेवास्य संविधाम्‌ --रघु० १।९४, मनु० ७।१८५ 
5. सृष्टि का अन्त, प्रलय 6. ब्रह्मा का एक दिन या 
१००० युग, मनुष्यों का ४३२००००००वर्ष का 
समय, तथा सृष्टि की अवघि का माप; श्रीसवेतवाराह 
कल्पे (वह कल्प जिसमें अब हम रहते है) --कल्पं 
स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌-शा० ४।२ 
7. रोगी की चिकित्सा 8. छः वेदांगों में से एक-नामतः 
जिसमें यज्ञ का विधि-विधान निहित है तथा जिसमें 
यज्ञानुष्ठान एवं धामिक संस्कारों के नियम बतलाये 
गये हैं, दे० 'वेदांग' के नी० 9. संज्ञा और विशेषणों के 
अंत मे जुड़ कर निम्नांकित अथे बतलाने वाला शब्द 
“अपेक्षाकृत कुछ कम” “प्राय: ऐसा ही' 'लगभग 
बरावर” (हीनता की अवस्था के साथ २ समानता 
को प्रकट करना) --कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌---रघु० 
५।३६, उपपन्वमेतदस्मिन्तविकल्पे राजनि - श० २, 
प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी--रघु० ३।२, इसी प्रकार 


मृतकल्पः, प्रतिपन्नकल्पः आदि । सम०--अम्तः सृष्टि 
को समाप्ति, प्रलय--भतृं ० २।१६, "स्थायिन्‌ (वि०) 
कल्प के अन्त तक ठहरने वाला,--आदिः सष्टि में 
सभी वस्तुओं का पुनर्नेवीकरण,--कारः कल्पसूत्र का 
रचयिता, क्षयः सृष्टि का नाश, प्रलय--उदा०-पुरा 
कल्पक्षये वृत्त जातं जलमयं जगत्‌--कथा० २।१० 
तरु:,--द्रुम:,-- पादपः, व्रक्षः 1. स्वर्गीय वृक्षों में 
से एक या इन्द्र का स्वर्ग, रघु० १।७५, १७२६, कु० 
२1३९, ६।४१ 2. इच्छानुरूप फल देने वाला काल्प- 
निक वृक्ष कामना पूरी करने वाला वृक्ष--नाबद्ध कल्प- 
द्रुमतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवक्षम्‌--रघ्‌० 
१४४८, नै० १।१५ 3. (आलं०) अत्यन्त उदार 
पुरुष--सकलाथिसार्थकल्पद्रम:-पंच ० १,-पालः शराब 
बेचने वाला, लता,--लतिका 1. इन्द्र की नन्दन- 
कानन की लता--भतुँ० १।९०, 2. सब प्रकार की 
इच्छाओं को पूर्ण करने वाली लता---नानाफलें. 
फलति कल्पलतेव भूमिः--भर्तृ० २४६, तु० ऊ० 
'कल्पतरु' से,--सूत्रम्‌ सूत्रों के रूप में यज्ञ-पद्धति । 


कल्पकः [ क्लृप्‌ -ण्बुल्‌ | 1. संस्कार 2. नाई। 
कल्पनम्‌ [ क्लृप्‌-ल्युट्‌ ] 1. रूप देना, बनाना, क्रसबद्ध 


करना 2. सम्पादन करना, कराना, कार्यान्वित करना 
3. छंटाई करना, कांटना 4. स्थिर करना 5. सजावट 
के लिए एक दूसरी पर रक्खी हुई वस्तु,-ना 
1. जमाना, स्थिर करना--अनेकपितृकाणां तु पितृतो 
भागकल्पना--याज्ञ० २।१२०, २४७, मनु० ९।१६ 
2. बनाना, अनुष्ठान करना, करना 3. रूप देना. 
व्यवस्थित करना--मुच्छ ० ३।१४ 4. सजाना, विभू 
षित करना 5. संरचन 6. आविष्कार 7. कल्पना, 
ला विचार कल्पनापोढ:--सिद्धा० ==कल्पनाया अपोढः 
8. विचार, उत्प्रेक्षा, प्रतिमा (मन में कल्पना की हुई) 
-“शा० २।७ 9. बनावट, मिथ्या रचना 10. जाल- 
साजी 11. कपट-योजना, कूटयूक्ति 12. (मीमां० द० 
) ==अर्थापत्ति । 


कल्पनी [ कल्पन{-डीप्‌ ] कंची । 
कल्पित (वि०) [ कृप्‌+-णिच्‌ --क्त ] व्यवस्थित, निमित 


संरचित, बना हुआ, दे० क्रप्‌ (प्रेर०) । 


कल्मष (वि०) [ कर्म शुभकर्म स्यति नाशयति--पुषो० 


साधुः ] 1. पापी, दुष्ट 2. मलिन, मैला,--षः,--षम्‌ 
1. लांछन, गन्दगी, उच्छिष्ट 2. पाप, स हि गगत- 
विहारी कल्मषध्वंसकारी हि० १।२१, भग० ४1३०, 
५।१६, मन्‌ ० ४।२६०, १२।१८, २२ | 


कल्माष (वि०) (स्त्री०--बी) [ कलयति, कल्‌ +- क्विप्‌ 


तं माषयति अभिभवति, माष्‌+-णिच्‌.{-अच्‌, कल्‌ 
चासौ माषश्‍च--कर्म० स० ] 1. रंगबिरंगा, चित्ती- 
दार, काला और सफेद,--षः 1, चित्रविचित्र रंग 


( २५९ ) 


2. काले और सफेद का मिश्रण 3. पिशाच, मूत,--षी 
यमुना नदो । सम०--कण्ठ: शिव की उपाधि । 

कल्य (वि०) [कल्‌+-यत्‌] 1. स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त 
सर्वः कल्ये वयसि यतते लब्धूमर्थान्कुटुम्बी-विक्रम० 
३, याज्ञ ० १।२८, यावदेव भवेत्कल्यः तावच्छ यः समा- 
चरेत्‌--महा० 2. तत्पर, सुसज्जित--कथयस्व कथा- 
मेतां कल्याः स्मः श्रवणे तव महा० 3. चतुर 
4. रुचिकर, मङ्गलमय (जैसा कि प्रवचन) 5. बहरा 
और गृंगा 6. शिक्षाप्रद,--ल्यम्‌ 1. प्रभात, पौ फटना 
2. आने वाला कल 3. मादक शराब 4. बधाई, मंगल 
कामना 5. शुभ समाचार । सम०-आझः--जर्धिः 
(स्त्री०) सबेरै का भोजन, कलेवा, -- पालः पालकः 
कलवार, शराब खींचने वाला -बर्तः सवेरे का भोजन, 
करेवा (तम्‌) (अतः) कोई भी हल्की चीज, तुच्छ 
या महत्त्वहीन, मामूली--ननु कल्यवर्तमेतत्‌ --मृच्छ० 
२, क्षुद्र वस्तु--स्त्रीकल्यवतंस्य कारणेन ४, स इदानी- 
मर्थकल्यवर्तस्य कारणादिदमकार्यं करोति ९। 

कल्या [कलयति मादयति कल्‌ +-णिच्‌+यक्‌ +-टाप्‌] 1. 
मादक शराब 2. बधाई। सम०--पालः,- पालकः 
शराब खींचने वाला, कलवार । 

कल्याण (वि०) (स्त्री० --णा,-णी) [कल्ये प्रातः अण्यते 
शब्द्यते --अण्‌---घञा्‌] 1. आनन्ददायक, सुखकर, 
सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌ --त्वमेव कल्याणि तयोस्तु 
तीया--रघु० ६।२९, मेघ० १०९ 2. सुन्दर, रुचिकर, 
मनोहर 3. श्रेष्ठ, गोरवयुक्त 4. शुभ, श्रेयस्कर, मंगल- 
प्रद, भद्र--कल्याणानां त्वमसि महतां भाजनं विश्वमूर्ते 
-- मा० १।३,--णम्‌ 1. अच्छा भाग्य, आनन्द, भलाई 
समृद्धि --कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांदचन्द्राधंचूडा- 
मणिः---हि० १।१८५, तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां 
भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्‌-रघु० २।५०, १७।१, 
मनु० ३1६० इसी प्रकार 'अभितिवेशी-का० १०४ 
2. गुण 3. उत्सव 4. सोना 5. स्वर्ग । सम०- कृत्‌ 
(वि०) 1. सुखकर, लाभदायक, हितकर--भग० ६। 
४० 2. मंगलप्रद, भाग्यशाली 3. गुणी;- घर्मेन्‌ (वि०) 
गुणसम्पन्न,--वचनम्‌ मित्रवत्‌ भाषण, शुभ कामना । 

कल्याणक (वि०) (स्त्री ०->णिका ) [कल्याण+-कन्‌] शुभ, 
समृद्धिशाली, आनन्ददायक । 

कल्याणिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नो) [कल्याण--इनि] 1. 
प्रसन्न, समुद्धिशाली 2. सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
आनन्ददायक 3. मंगलप्रद, शुभ । 

कल्याणी [कल्याण+-डीषू] गाय--रघु० १।८७ । 

कल्ल (वि०) [कल्ल्‌-- अच्‌] बहरा । 

कल्लोलः {कल्लू +- ओलच्‌] 1. बड़ी लहर, ऊमि,--आयुः 
कल्लोललोलम्‌ -भते० ३।८२, कल्लोलमालाकुलम्‌ 
-भामि० १।५९ 2. शत्रु 3. हर्षे, प्रसन्नता । 


कल्लोलिनी [कल्लोल)-इनिञ-डीष्‌] नदी-- स्वर्लोककस्लो- 
लिनि त्वं पापं तिरयाधुना मम भवव्यालावलीढात्मनः 
--गंगा० ५०, इसी प्रकार--विपुलपुरिनाः कल्लो- 
रिन्यः । 

कव्‌ (म्वा० आ०--कवते, कवित) 1. स्तुति करना 2. 
वर्णन करना, (कविता) रचना करना 3. चित्रण 
करना, चित्र बनाना । 

कवकः [कव्‌ +-अच्‌+-कन्‌] मुट्ठीभर,--कम्‌ कुकुरमुत्ता 
~_विड्जानि कवकानि च ¬ याज्ञ० ११७१, मतु० ५। 
५, ६।१४ । 

कवचः,--चम्‌ [कु4-अच] 1. सन्नाह, जिरह बस्तर, वमे, 
रक्षाकवच, ताबीज्‌, रहस्यपूर्ण अक्षर (हुँ, हूँ) जो कि 
रक्षाकवच की भाँति प्ररक्षक समझे जाते है 3. धौंसा, 
ताशा । सम०-- पत्रः भोजपत्र का पेड़, पाकर का 
बुक्ष,- सर (वि०) 1. कवचधारी 2. कवच धारण 
करने योग्य आयु का-कवचहरः कुमार:--पा० ३।२। 
१० पर सिद्धा०, तु० वर्महर--रघु० ८1९४ । 

कवटी [कु{-अटन्‌+- ङीष्‌] दरवाज़े का दिला या पल्ला । 

कब (ब) र (वि०) (स्त्री-- रा-री) [कुञ-अरन्‌] 1. 
मिश्रित, अन्तर्मश्रित--शि० ५।१९ 2. जटित, खचित, 
जड़ा हुआ 3. चित्रविचित्र रंगबिरंगा, ~ रः रम्‌ 
1. नमक 2. खटास, अम्लता,--रः चोटी, जूड़ा । 

कब (ब) रो [कवर+डीप्‌] चोटी, जूड़ा--दधती विलोल- 
कबरीकमाननम्‌ - उत्तर» ३।४, शि० ९1२८ अमरु 
५।९। सम०--भरः--भारः गुथी हुई चोटी--घटय 
जघने कांचीमंच स्रजा कबरीभरम्‌ --गीत० १२। 

कवलः, --ख्म्‌ [केन जलेन वलते चलति--वल्‌¬-अच्‌ 
तारा०] 1: मुद्ठीभर--आस्वादर्वाद्भिः कवलैस्तृणानाम्‌ 
--रघु० २।५,९।५९, कवलच्छेदेषु सम्पादिताः-उत्तर० 
३।१६। 

कवलित (वि०) [कवल¬-इतच्‌] 1. खाया हुआ, निगला 
हुआ (मुट्ठीभर) 2. चबाया हुआ 3. (अतः) लिया 
हुआ, पकड़ा हुआ--जैसा कि “मृत्युना कवलितः । 

कवाट [कलं शब्दम्‌ अटति, कुर्न-अप, अट्स-अच्‌] दे० 
'कपाट' । 

कवि (वि०)[कु--इ] 1. सर्वेज्ञ--भग० ८1९, मनु० ४1२४ 
2. प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान्‌ 3. विचारवान्‌, 
विचारशील 4. प्रशंसनीय,--बिः 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
विचारक ऋषि--कवीनामुशना कविः-भग० १०! 
३७, मनु० ७४९, २1१५१ 2. काव्यकार-तद्‌ बूहि 
रामचरितं आद्यः कविरसि-उत्तर० २, मन्दः कवियशः 
प्रार्थी--रघु० १1३, -इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं 
प्रशास्महे--उत्तर० १।१ शि० २।८६ 3. असुरों के 
आचार्य शुक्र की उपाधि 4. वाल्मीकि, आदिकवि 5. ब्रह्मा 
6. सू्ये--(स्त्रीश) लगाम का दहाना--दे० कवि- 


(२६० 


का। सम०--ज्येष्ठः आदिकवि वाल्मीकि की उपाधि, 
पुत्र: शुक्राचायं की उपाधि,--राजः 1. महाकवि 
(श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालंकारहीरःसुतम्‌ -- यह 
वाक्य नैषधचरित के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में 


पाया जाता है) 2. कबि का नाम, “राघवपाण्डवीय” | 


नामक काव्य का रचयिता,-रामायणः वाल्मीकि की 
उपाधि । 

कविकः,-का [कवि--कन्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] लगाम का 
दहाना । 

कविता [कवि+-तल्‌ +-टाप्‌] काब्य,--सुकविता यद्यस्ति 
राज्येन किम्‌ भते ० २।२१। 

कवि (वी) यम्‌ [कवि--छ] लगाम का दहाना । 

कवोष्ण (वि०) [कुत्सितम्‌ ईषत्‌ उष्णम्‌ कर्म» स०, कोः 
कवादेशः] कुछ थोड़ा गर्म, गुनगुना--रघु० १1६७, 
टङ । 

कव्यम्‌ [कूयते हीयते पितृभ्यः यत्‌ अन्नादिकम्‌ - कु--यत्‌] 

(विप० हव्यम्‌ ) मृत पितरों के लिए अन्न की आहुति 

-+एप वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः-मनु० 

३1१४७, ९७, १२८, व्यः पितरों का समूह । सम० 

-“बाह (पुं०),-- वाहः,--वाहनः अग्नि । 

[किश्‌ -+-अच्‌ | कोडा (प्रायः बहुवचतान्त),--शा चाबुक 

~-इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्‌ निःशंकं कर्कशाः, कशाः, तव 

गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथैः । मृच्छ० ९1३५ 

(यहाँ कशा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो 

सकता है) 2. कोड़े लगाना 3. डोरी, रस्सी । 

कह्षिपु (पुं० या नपुं०) [कशति दुःखं कश्यते वा, मृगय्वा- 
दित्वात्‌ निपातनात्‌ साधुः] 1. चटाई 2. तकिया 3. 
बिस्तरा,--षुः 1. भोजन 2. वस्त्र 3. भोजन-वस्त्र 
(विश्वकोश के अनुसार) । 

कशे (से) रु (पुं०, नपुं ०) [के देहे शीर्यते; कं जलं वा 
शृणाति, क+-शू+-उ, एरझादेशः, कस्‌--एरुन्‌ वा] 
1. रीढ़ की हड्डी 2. एक प्रकार का घास । 

ककमल (वि०) [कश्‌ --अल, मुट्‌] मैला, गन्दा, अकीतिकर, 
कलंकी -मत्सम्बन्धात्करमला किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्हन्त 
बिङ मामधन्यम्‌ - उत्तर? १।४२,-लम्‌ मन की 
खिन्नता, उदासी, अवसाद - कइबलं महदाविशत्‌ 

-महा०, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समूपस्थितम्‌ 

--भग० २।२ 2. पाप 3. मूर्छा । 

कश्मीर (व० व) [ कश्‌+-ईरन्‌, मुट्‌ ] एक देश का नाम, 
वर्तमान कश्मीर ( तन्त्र ग्रन्थों में इसकी स्थिति इस 
प्रकार बताई गई हैँ--शारदामठमारभ्य कुंकुमादितटां- 
तकः, तावत्कश्मीरदेशः स्यात्‌ पंचाशद्योजनात्मकः) 
सम०--जः,-जम्‌,-जन्मन्‌ (पुं० नपुं) केसर, 
जाफरान--कहमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या--भामि० 
१।७१। : 


कराः 


| 


| 


) 


कश्य (वि०) [कशामहंति--कशा--य] कोडे या चाबुक 


। लगाये जाने के योग्य--इयम्‌ मादक शराब । 
कश्यप: [कश्य--पा--क] 1. कछुवा 2. एक ऋषि, अदिति और 
1 


दिति के पति, अतः देवता और राक्षस दोनों के पिता । 
(ब्रह्मा का पुत्र मरीचि था, मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ, 
सृष्टि के कार्य में कश्यप ने बड़ा योग दिया । महाभारत 
तथा दूसरे ग्रंथों के अनुसार उसका विवाह अदिति तथा 
दक्ष को अन्य १३ पुत्रियों के साथ हुआ । अदिति से 
उसके द्वारा १२ आदित्यों का जन्म pl 
दूसरी १२ पत्नियों से उसके अनन्त और प्रकार 
को सन्तान हुई- साँप, रेंगने वाले जन्तु, पक्षी, राक्षस, 
चन्द्रलोक का नक्षत्रपूज तथा परियाँ। इस प्रकार 
वह देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसुप्र 
आदिकों का वस्तुतः सभी जीवधारी प्राणिमात्र का 
पिता था। इसी लिए उसे बहुधा प्रजापति कहा 
जाता हुँ) । 

कष्‌ (स्वा० उभ०--केषति--ते, कषित) 1. मसलना, 
खुरचना, कसना समूलकाषं कषति--सिद्धा०, भट्टि० 
३।४९ 2. परीक्षा करना, जाँच करना, कसौटी पर 
कसना (सोना आदि)--छदहेम कषन्निवालसत्कष- 


पाषाणनिभे नभस्तले--नै० २।६९ 3. चोट मारना, 
नष्ट करना 4. खुजाना । 

कष (वि०) [ कष्‌-{-अच्‌ ] 1. रगड़ने वाला, कसने वाला, 
~ षः रगड़ कसना 2. कर्सीटी--छदहेम कषश्चिवाल- 
सत्कषपाषाणनिभे नभस्तले-ने० २।६९, मृच्छ० 
३।१७। 

कषणम्‌ [ कष्‌-ल्युट्‌ | रगड़ना, चिह्नित a जि रचना 
~~ कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सं 
उत्तर० २।९, कषणकम्पनिरस्तमहाहिभिः--कि० ५।४७ 
2. कसौटी पर कस कर सोने को परखना । 

कवा=कशा । 

कषाय (वि०) [ कषति कण्ठम्‌ कष्‌-+-आय ] 1. कसँला 
= क्च० २ 2. सुगंधित स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः 
--मेघ० ३१, उत्तर° २२१ महावी० ५।४१ 
3. लाल, गहरा लाल--चूतांकुरस्वादकषायकठः--कु० 
३।३२ 4. (अतः) मधघुर-स्वर वाला--मा० ७ 
5. भूरा, 6. अनुपयुक्त, मैला--यः,--यम्‌ 1. कसैला 
स्वाद या रस (६ रसों में से एक) दे० कटु 2. लाल 
रंग 3. एक भाग औषधि, चार आठया १६ भाग 
पानी में मिलाकर बनाया हुआ (सब को मिलाकर 
उबालना जब तक कि चौथाई न रह जाय); काढ़ा 
“मनु ११।१५४ 4. लेप करना, पोतना--कु० ७। 
१७, चुपड़ना 5. उबटन लगा कर शरीर को सुवासित 
करना--ऋतु० ११४ 6. गोंद, राल, वृक्ष का नि:श्रवण 
7. मैल, अस्वच्छता 8. मन्दता, जडिया 9. सांसारिक 


( २६१ ) 


विषयों में आसक्ति,--यः 1. आवेश, संवेग 2. कलि- 
युग । - 

कषायित (वि०) कपाय--इतच्‌ ] 1. हलके रंग वाला, 
लाल रंग का, रंगीन--अमुनेव कषायितस्तनी--कु० 
४1३४, शि० ७।११ 2. ग्रस्त । 

कषि (वि०) [ कषति हिनस्ति कषू+-इ ] हानिकारक, 
अनिष्टकर, पीडाकर । 

कषे (से) रुका [ कष्‌ (स)-+एरक, उत्वम्‌, कन्‌--टाप्‌ | 
रीड़ की हडडी मेरुदण्ड । 

कष्ट (वि०) [ कष्‌--क्त | 1. बुरा, अनिष्टकर, रोगी, 
गलत---रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्‌ कष्टतरं गता--रघु० 
१५१४३, अर्थात्‌ अधिक बुरी अवस्था हो गई (दुर्दे- 
शाग्रस्त हो गई) 2. पीडामय, संतापकारी--मोहादभू- 
त्कष्टतरः प्रबोध:--रघु० १४५६, कष्टोऽयं खलु 
भृत्यभावः रत्न० १, चिन्ताओं से भरा हुआ--मनु ० 
७५०, याज्ञ ० ३।२९, कष्टा वृत्तिः पराघीना कष्टो 
वासो निराश्रयः, निर्धनो व्यवसायच सर्वकष्टा दरिद्रता । 
चाण० ५९ 3. कठित--स्त्रीषु कष्टो$घिकार:-विक्रम ० 
३।१ 4. दुर्धर्षं (शत्रु की भाँति) मनु० ७१८६, 
२१० 5. अनिष्टकर, पीडाकर, हानिकर 6. गहित, 
---ष्टम्‌ 1. दुष्कर्म, कठिनाई, संकट, व्यथा, यन्त्रणा, 
पौडा--कष्टं खल्वनपत्यता--श० ६, धिगर्थाः कष्ट- 
संश्रया:--पंच० १।१६६ 2. पाप, दुष्टता 3. कठिनाई, 
प्रयास, कष्टेन किसी न किसी प्रकार,-- ष्टम्‌ (अव्य०) 
हाय ! --हा विक्‌ कष्ट, हा कष्टं जरयाभिभूतपुरुषः 
ुत्रैरवज्ञायते-पंच० ४७८, सम०-- आगत 
(वि०) कठिनाई से आया हुआ, पहुँचा हुआ,--कर 
(वि०) पीडा कर, दुःखदायी-तपस्‌ (वि०) घोर 
तपस्या करने वाला - श० ७,--साध्य कठिनाई से 
पूरा किये जाने के योग्य-स्थानम्‌ बुरा स्थान, 
अरुचिकर या कठिन जगह । 

कष्टि (स्त्री) [ कष्‌ --क्तिन्‌ ] 1. परख, जाँच 2. पीडा, 
कष्ट 1 

कस्‌ 1 (भ्वा० पर० - कसति, कसित) हिलना-ड्लना, 
जाना, पहुँचमा, निस्‌--, (प्रेर०) 1. निकालना, बाहर 
खींचना 2. मोड़ना, बाहर हाँक देना, निर्वासित करना, 
निष्कासन करना--निरकासयद्रविमपेतवसूं वियदाल- 
यादपरदिग्गणिका-शि० ९।१० येनाहं जीवलोका- 
न्निष्कासयिष्ये-- मुद्रा ० ६, घ्र--„ खोलना, प्रसार करः 
वाना-घनमूक्तांबुलवप्रकासषितैः (कुसुर्मः)-घट० १९, 
वि-, खुलना, प्रसृत होना (आलं० भी) विकसति हि 
पतंगस्योदय पुण्डरीकम्‌-मा० १।२८, झि० ९।४७, ८२ 
कु ७।५५, निजहृदि विकसन्तः-- भतु ० २।७८ (प्रेर०) 
खोलना, प्रसार करवाना-चन्द्रो विकासयति कैरवचक्र- 
बालम्‌ --भतुं० २।७३, शि० १५। १२, अमरु ८४। 


1 (अदा० आ०-_ कस्ते, कस्ते) 1. जाना 2. नष्ट 
करना । 


कस्तु (स्तु) रिका, कस्तूरी [ कसति गन्धोऽस्याः--कस्‌ 


+ऊर्‌न-ङीष्‌, तुद्‌, कन्‌ञ-टाप्‌ हस्वः ] मुइक, 
कस्तूरी-कस्तूरिकातिलकमालि विघाय सायम्‌-भामि० 
२।४, १।१२१, चौर० ७ । सम०--मृगः कस्तूरीमृग 
--[वह हरिण जिसकी नाभि से कस्तूरी नामका 
सुगन्धित द्रब्य निकलता हैँ) । 


कह्वारम्‌ [ के जले ह्लादते--क + ह्वाद्‌ +अच्‌ पृषो० दस्य 


रः ] श्वेत कमरू--कह्नारपस्मकुसुमानि मुहुविधुन्वन्‌ 
ऋतु ० ३।१५। 


कहव: [ के जले ह्वयति शब्दायते स्पर्धते वा--क- ह्वे 


क | एक प्रकार का सारस । 


कांसीयम्‌ [ कंसाय एानपात्राय हितम्‌ कंसञछञ-अण्‌ ] 


जस्ता । 


कांस्थः (वि०) [ कंसाय पानपात्राय हितं कंसीयं तस्य विकारः 


यञ्ञ्‌, छलोपः ] कांसे या जस्त का बना हुआ 
मनु० ४1५,--स्पम 1. कांसा, या जस्ता--ममु० 
५।११४, याज्ञ० १1१९० 2. कांसे का बना घड़ियाल 
~-स्यः,--स्यम्‌ जल पीने का वर्तन (पीतल का) 
प्याला--शि० १५।८१। सम०---कार: (स्त्री ०--री) 
कसेरा, ठठेरा,--सार: शाँझ, करताल,--भाजनम्‌ 
पीतल का बतँन,--सखम्‌ ताम्रमल, तांबे का जंग । 


काकः [कै-|-कन्‌] 1. कौवा-काकोऽपि जीवति चिराय 


बलि च भुडक्ते--पंच० १।२४ 2. (आलं०) घृणित 
व्यक्ति, नीच और ढीठ पुरुष 3. लंगडा आदमी 4. 
केवल सिर को भिगोकर स्नान करना (जैसा कि 
कौवे करते हैँ), --की कौवी,-- कम्‌ कोवों का समूह । 
सम०---अक्षिगोलकन्याय दे० 'न्याय' के नीचे, -- अरिः 
उल्लू,-उदरः साँप,-काकोदरो ग्रेन विनीतदर्पः 
--कविराज,---उलकिका,- उलूकीयम्‌, कोवे और 
उल्लू की नैसगिक शत्रुता (काकोलूकीय. पंचतन्त्र 
के तीसरे तंत्र का नाम है),--चिचा गुंजा या घुंघची 
का पौधा (रत्ती), छदः, छदिः खंजनपक्षी 2. अलके 
--दै० नी० 'काकपक्ष',- जातः कोयल,--तालीय 
(वि०) जो बात अकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप से हो 
दुघंटना--अहो नु खलू भोः तदेतत्‌ काकतालीयं नाम 
--मा० ५, काकतालीयवत्प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः 
--हि० प्र० ३५, कभी कभी क्रियाविशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होकर “संयोग से” अर्थ को प्रकट करता है 
फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिभ्यनि - वेणी 
२।१४,--- न्याय, दे० 'न्याय' के नीजे,- तालुकिन्‌ 
(वि०) घृणित, निद्य,--दन्तः (शा०) कीवे का दाँत, 
(आलं०) असंभव बात जिसका अस्तित्व न हो, 
“गवेषणम्‌ असंभव बातों की खोज करना (व्यर्थ और 


( २६२ ) 


अलाभकर कार्यो के संबंध में कहा जाता है),--ध्वज 
-वाडवानल,--निद्रा हल्की नींद या झपकी जो आसानी 
से टूट जाय,--पक्ष:--पक्षकः: (विशेष कर क्षत्रियों 
के) बालकों और तरुणों की कनपटियों के लंबे 
वाल या अलकें --काकपक्षघरमेत्य याचितः--रघु ० 
११।१ ३१, ४२, ३।२८, उत्तर० ३,--पदम्‌ हस्तलि- 
खित पुस्तक या लेखों में चिल्ल ( ^) जो यह प्रकट 
करता है कि यहाँ कुछ छूट गया हे,--पदः संभोग की 
एक विशेष रीति,-षुच्छः,--षुष्टः कोयल, पेय 
(वि०) छिछला--काकपेया नदी--सिद्धा ०,-- भीरुः 
उल्लू ,--मद्गुः जलकुक्कुट,---यवः अन्न का वह पौधा 
जिसकी बाल में दाने न हो--यथा काकयवाः प्रोक्ता 
यथारण्यभवास्तिलाः, नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीना- 
स्तथा नराः । पंच० २।८६,-- तथैव पांडवाः सर्वे यथा 
काकयवा इव-महा ० (काकयवा: ==निष्फलतृणधान्यम्‌) 
--श्तम्‌ कौवे की कर्कश ध्वनि (काव काव) जिससे 
परिस्थिति के अनुसार भावी शुभाशुभ का ज्ञान होता 

~-शि० ६।७६,--बन्ध्या ऐसी स्त्रो जिसके एक पुत्र 
होने के पश्चात्‌ फिर कोई सन्तान न हो,-स्वरः 
ककंश ध्वनि (जैसे कि कोवे की कांब कॉव) । 


काकरु (रू) क (वि०)1. डरपोक, कायर 2. नंगा 3. गरीब, 
दरिद्र,-कः1. औरत का गुलाम, पत्नीभक्त 2. (स्त्री ० 
--की) 2. उल्लू 3. जालसाजी, धोखा, दॉवपेच । 

काक (का) ल: [का इत्येवं कलो यस्य-- ब० स०] पहाड़ी 
कौवा,--लम्‌ कंठमणि । 

काकलि:,-ली (स्त्री ०) [कल्‌ + इन =कलिः, कु ईषत्‌ कलि 
को: कादेशः, स्त्रियां ङीष्‌ च] 1. मन्द मधुर स्वर 


-—-अनुबद्धमुग्धकाकलीसहितम्‌--उत्तर० ३, ऋतु० . 


१।८ 2. एक प्रकार का मन्द स्वर का बाजा जिसके 
द्वारा चोर यह पता लगाते हूँ कि लोग सोये हूँ या 
नहीं --फणिम्‌ खकाकलीसंदंशक'''''"'प्रभृत्यनेकोपकरण- 
युक्‍्त:---दश० ४९ 3. कँची 4. घुंघची का पौधा । 
सम०--रवः कोयल । 


काकिणी, काकिणिका [कक--णिनि --डीप्‌ -+काकिणी -- 
कन्‌--टाप्‌, हस्वः | 1. सिक्के के रूप में प्रयूक्त होने 
वाली काडी 2. एक सिक्का जो २० कौड़ी या चौड़ाई 
पण के बराबर होता है 3. चौथाई माशे के बराबर 
वजन 4. माप का एक अंश 5. तराजू की डंडी 6. हस्त, 
“(एक प्राचीन माप जिसकी लम्बाई एक हाथ के 
बराबर होती है) । 

काकिनी (स्त्री) [कक--णिनि--डीप्‌] 1. पण का 
चौथाई 2. माप का चौथाई 3. कौडी---हि० ३।१२३। 

काकुः {स्त्री०) [किक्‌+-उण्‌] 1. भय, शोक, क्रोध आदि 
संवेगों के कारण स्वर में परिवर्त न--भिन्नकण्ठध्वनि- 
घीरें: काकुरित्यभिधीयते---सा ० द०, अलोककाकुकर- 


णकुशलतां--का० २२२ (अतः) 2. निषेधात्मक 
शब्द जो इस ढंग से प्रयुक्त किया जाय कि विरुद्ध 
(स्वीकारात्मक) औँर्थ को प्रकट करे (इस प्रकार के 
अवसरों पर स्वर की विकृति से ही अभीष्ट अर्थं प्रकट 
किया जाता है) 3. बुड़बुड़ाना, गुनगुनाना 4. जिह्ना । 

काकुत्स्थः [ककृत्स्थ +- अण्‌ | ककुत्स्थवंशी, सूर्यवंशी राजाओं 
की उपाधि, -- काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणाम्‌--रघु० 
६।२; १२।३०, ४६, दे० 'ककुत्स्थ' । 

काकुदम्‌ [काकुं ध्वनिभेदं दंदाति--काकु--दा 4-क] तालु। 

काकोलः [कक्‌ -- णिच्‌ -- ओल] 1. पहाड़ी कौवा- याज्ञ० 
१।१७४ 2. साँप 3. सूअर 4. कुम्हार 5. नरक का 
एक भाग-- याज्ञ० ३।२२३ । 

काक्षः [कुत्सितम्‌ अक्षं यत्र--कोः कादेशः] तिरछी चित- 
वन, कनखियों से देखना,--क्षम्‌ त्यौरी चढ़ना, अप्रस- 
न्ता की दृष्टि, द्वेषपूर्ण निगाह--काक्षेणानादरेक्षितः 
-_भद्टि० ५।२८। 

कागः (पु०) कौवा, तु० 'काक' । 

कांडक्ष्‌ (भ्या० पर० (महाकाव्यों में आ०भी ) --काङक्षिति, 
काङक्षित) 1. कामना करना, चाहना, लालायित 
होना-यत्काङक्षति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी 
--श० ७।१२, न शोचति न काङक्षति-_भग० १२।७, 
न काङक्षे विजयं कृष्ण--१।३२, रघ्‌० १२1५८, मन्‌० 
२।२४२ 2. प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, अभिः 
लालायित होना, कामना करना, आ--,1. चाहमा, 
लालसा करना, कामना करना,-प्रत्याइवसंतं रिपुरा- 
चकाङक्ष-रघु० ७1४७, ५।३८, मनु० २।१६२, मेघ० 
९१, याज्ञ० १।१५३ 2. अपेक्षा करना आवश्यकता 
होना,-प्रत्या-,घात में रहना, सेवा में उपस्थित रहना 
बि-~कामना करना, चाहना लालसा करना, समा- 
कामना करना, चाहना । 

कांझक्षा [काङक्ष त-अ --टाप्‌] 1. कामना, इच्छा 2. रुचि 
अभिलाषा जैसा कि 'भक्तकांक्षा' में । 

काङक्षिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [काङक्ष्‌+- णिनि] कामना 
करने वाला, इच्छूक, दर्शन", जल? आदि--भग० 
११।५२ । 

काचः [कच्‌ +-घञ्य्‌ ] 1. शीशा, स्फटिक --आकरे पद्मरा- 
गाणां जन्म काचमणेः कुतः--हि० प्र ४४, काच- 
मूल्येन विक्रीतो हंत चितामणिर्मया-शा० १।१२ 
2. फंदा, लटकता हुआ (अलमारी का) तख्ता, जुए से 
बंघी हुई रस्सी जो बोझ को सहार ले 3. आंख का 
एक रोग, आंख की नाड़ी का रोग जिससे दृष्टि 
घंधली हो जाय । सम०-_घटी शीशे की झारी या 
जग,--भोजनम्‌ शीशे का पात्र, मणिः स्फटिक, 
बिलौर,- मलम्‌, लवणम्‌, संभवम्‌ काला नमक या 
सोडा । 


( २६३ ) 


काचनम्‌, काचनकम्‌ [कच्‌ | णिच्‌ +ल्युट्‌, कन्‌ च] डोरी 
या फीता जिससे कागुडों को बण्डल या. हस्तलिखित 
पत्र बाँके जाते हैँ--तु० कचेल । 

काचनकिन्‌ (पुं०) [काचनक 4-इनि] हस्तलिखित ग्रन्थ, 
लेख । 

काचकः [कच्‌ --ऊकव्य बा०] 1. मुर्गा 2. चकवा । 

काजलम्‌ [ईपत्‌ कुत्सितं जलम्‌-कोः कादेशः} 1. थोड़ा 
पानी 2. स्वादहीन पानी । 

काङ्चन (वि०) (स्त्री०- नौ) [काञ्च्‌-† ल्युट्‌, स्त्रियां 
डीप्‌] सुनहरी, सोने का बना हुआ--तत्मघ्ये च स्फ- 
टिकफलका काञ्चनो वासयष्टि:--मेघ० ७९, काञ्चनं 
वलयम्‌ --श० ६।५, मनु० ५।११२, - नम्‌ 1. सोना 
--(ग्राह्मम्‌) अमेध्यादपि काञ्चनम्‌ -- मनु०२।२३९ 
2. प्रभा, दीप्ति 3. सम्पत्ति, घन-दौलत 4. कमल तन्तु, 
---न: 1. धतूरे का पौधा 2. चम्पक का पौघा । सम० 
--अङ्की सुनहरी रंगरूप की स्त्री---भामि० २।७२, 
कन्दरः सोने की कान,--गिरिः मेरु नामक पहाड, 
-भू: (स्त्री) 1. सुनहरी (पीली) भूमि 2. स्वणं- 
रज, --सन्धि: समता के आधार पर दो दलों में हुई 
सुलह । तु० हि० ४।११३। 

काञ्चनारः (लः) [काञ्चन +-ऋ (अल्‌) +अण्‌ | कचनार 
का पेड़ । 

काञ्चिः, --ची (स्त्री ०) काञ्च्‌ +-इन्‌ ==कांचि+डीप्‌] स्त्री 
की (छोटे २ घुंघरुओं युक्त) मेखला या करधनी 
--एतावता नन्वनुमेयशोभि काञ्चीगुणस्थानमनिन्ति- 
ताया:---कु० १1३७, ३।५५, मेघ० २८ शि० ९।३२, 
रघु० ६।४३ 2. दक्षिण भारत का एक प्राचीन नगर 
जो हिन्दुओं का एक पावन नगर समझा जाता हैँ 
(सात नगरौं के नामो के लिए दे० 'अवन्ति') । सम० 
--पुरी,--नगरी 1. काँची (नगर) 2'--पदम्‌ कूल्हा, 
नितम्ब । 

काञ्जिकम्‌, काडिजका [कुत्सिका अड्जिका प्रकाशो यस्य-कु 
न-अञ्ज्‌ + ण्वुल्‌ + टाप्‌ इत्वम्‌ कोः कादेशः] खटास से 
युक्‍त एक प्रकार का पेय, काँजी । 

काटुकम्‌ [कटुकस्य भावः--अण्‌] खटास, अम्लता । 

काठः [कठ -! घठ्य_] चट्टान, पत्थर । 

काठिनम्‌,--न्यम्‌ [कठिन --अणू, ष्यञ्ञ वा] 1. | 
कड़ापन---काठिन्यमुक्‍तस्तनम्‌--श० ३।११ 2. निष्ठु- 
रता, निर्देयता, कूरता । 

काण (वि०) [कण्‌ न-घञ्ञ्‌] 1. एक आँख वाला अक्ष्णा 
काण:- -सिद्धा०, काणेन चक्षुषा कि वा-हि० प्र 
१२, मनु० ३1१५५ 2. छिद्रवाला, फटा हुआ (जैसे कि 
कौड़ी) -- प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मधा तृष्णे$वूना 
मंच माम्‌ --भतुँ० ३।४, फूटी कौडी । 

क्राणेयः,--रः [काणा +-ढक्‌, ढूक्‌ वा] कानी स्त्री का पुत्र । 


काणेली [काण+ इल्‌ न अच्‌ -:डीष्‌ ] 1. असती या व्यभि- 
चारिणी स्त्री 1. अविवाहिता स्त्री । सम०-- मात 
(पुंज) अविवाहिता माता का पुत्र, हरामी (तिरस्कार 
सूचक शब्द जो केवल सम्बोधन में प्रयुक्त होता हूँ) 
--काणेलीमातः अस्ति किंचिच्चिह्नं यदुपलक्षयसि 
¬ मूच्छ० १। 

काण्ड:,--डस्‌ [कण्‌ +-ड, दीर्घ:] 1. अनुभाग, अंश, खंड 
2. पौधे का एक गाँठ से दूसरी गाँठ तक का भाग, पोरी 
3. डंठल, तना, शाखा--लीलोत्खातमृणालकाण्डकवल- 
च्छेदेषु---उत्तर० ३।१६, असरु ९५, मनु० १।४६, 
४८ 4. .ग्रन्थ का भाग, जैसे कि किसी पुस्तक का 
अध्याय, जैसे रामायण के सात काण्ड 5. एक पृथक्‌ 
विभाग या विषय--उदा० ज्ञान”, कर्म? आदि 6. झुंड, 
गटुर, समृदाय 7. बाण 8. लम्बी हड्डी, भुजाओं या 
वैरों की हड्डो 9. बेत, सरकण्डा 10. लकड़ी, लाठी 
11. पानी 12. अवसर, मौका 13. निजी जगह 
14. अनिष्ट कर, बुरा, पापमय (केवल समास के अन्त 
में) सम ०--कारः बाणों का निर्माता,-गोचरः लोहे का 
बाण,-पट:,-पटकः कनात, परदा शि० ५।२२,--पातः 
तीर की मार, बाण का परास,--पृष्ठः 1. झस्त्रजीवी, 
सैनिक 2. वैश्य स्त्री का पति 3. दत्तक पुत्र, औरस से 
भिन्न कोई अन्य पुत्र 4. (तिरस्कार सूचक शब्द) अवम 
कुल, जाति-धर्म या अपने व्यवसाय को कलंक लगाने 
वाला, कमीना, नमकहराम, महावी० ३ में शतानन्द ने 
जामदर्व्य को 'काण्डपृष्ठ' नाम से सम्बोधित किया है 
(स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुल ब्रजेत्‌, तेन दुश्च- 
रितेनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मृतः), भंगः किसी अंग 
या हड्डी का टूटना--वीणा चाण्डाल की वीणा, 
सन्धिः ग्रन्थि, जोड़ (जैसे कि पौधे की कलम 
लगाना ),--स्पष्टः शस्त्रजीवी, योद्धा, सैनिक । 

काण्डवत्‌ (पुं०) [काण्ड--मतुप्‌ मस्य वः] धनुर्धारी । 

काण्डीरः [काण्ड-ईरन्‌] धनुर्धारी (कई अवसरों पर यह्‌ 
शब्द 'काण्डपृष्ठ' शब्द को तरह तिरस्कार सूचक शब्द 
के रूप में प्रयुक्त होता है तु० महावी० ३) 

काष्डोलः [काण्डोल्‌ ‡- अण्‌] नरकुल की बनी टोकरी, दे० 
'कण्डोल' । 

कात्‌ (अव्य०) [कुत्सितम्‌ अतति अनेन कु--अत्‌ +-क्विप्‌ 
कोः कादेशः] तिरस्कार सूचक उद्गार, प्रायः कृ के 
साथ, कात्कू अपमानित करना, तिरस्कार करना 
--यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः--भाग० । 

कातर (वि०) [ईषत्‌ तरति स्वकार्यसिद्धि गच्छति--तृ -- 
अच्‌ कोः कादेशः तारा०] 1. कायर, डरपोक, हतो- 
त्साह --वर्ज॑यन्ति च कातरान्‌--पंच० ४।४२, अमरु 
७, ३०, ७५, रघु० ११।७८ मेघ० ७७ 2. दुःखी, 
शोकान्वित, भयभीत---किमेवं कातरासि श० ४ 


( २६४ ) 


3. विक्षुब्ध, विस्मित, उद्दिग्न--भर्तृ० १६० 4. भय के 
कारण कांपने वाळा (जैसे आँख का फरकना) रघु० 
२१५२, अमर्‌ ७९ । 

कातर्यम्‌ [कातर‡-प्यञ्ग्‌ ] कायरता, --कातर्य केवला नीतिः 
शौर्य शवापदचेष्टितम्‌--रघु० १७1४७ । 

कात्यायनः [कतस्य गोत्रापत्यम्‌, कत--यञ्यू --फक्‌] 1. एक 
प्रसिद्ध वैयाकरण जिसने पाणिनि के सूत्रों पर अनुपूरक 
वातिक लिखे हैं 2. एक ऋषि जिसने श्रौतसूत्र व गृह्य 
सूत्र की रचना की हे-याज्ञ ७ १।४। 

कात्यायनी [कात्यायन --डीप्‌] 1. एक प्रौढ़ा या अधेड़ 
विधवा (जिसने लाल वस्त्र पहने हुए हों) 2. पार्वती । 
सम०--पुत्र:,-- सुतः कातिकेय । 

काथञ्चित्क (वि०) (स्त्री--की) [कथंचित्‌--ठक्‌] किसी 
न किसी प्रकार (कठिनाइयों के साथ) सम्पन्न । 

काथिकः [कथा -- ठक्‌ | कहानी सुनाने वाला, कहानी-लेखक, 
कहानीकार । 

कादम्ब: [कदम्ब--अण ] 1. कलहंस,-रघु ० १३।५५, ऋतु० 
४1९ 2. वाण --शि० १८।२९ 3. ईख, गन्ना 4. कदम्ब 
वृक्ष, -बम्‌ कदम्व वृक्ष का फूल--रघु० १३२७ । 

कादम्बरम्‌ [कादम्व--ला--क, लस्य रः] कदम्ब के फूलों 
से खींचो हुई णराव--निथेव्य मधु माधवाः सरसमत्र 
कादम्वरम्‌ -शि० ४।६६,--री 1. कदम्ब वृक्ष के फूलों 
मे खींची हुई शराव 2. शराब-कादम्वरीसाक्षिक प्रथम 
सोहृदमिष्यते --श० ६ या कादम्बरीमदविघूणितलोच- 
नस्य युक्तं हि लाङ्गलभृतः पतनं पृथिव्याम्‌ --उद्भूट 
3. मदमाते हाथी की कनपटिग्रों से बहने. वाला मद 
4. सरस्वती की उपाधि, विद्यादेवी 5. मादा कोयल । 

कादम्बिनी (स्त्री०) | कादम्ब इति +-डीप्‌ ] बादलों की 
पंक्ति -मदीयमतिचुम्त्रिनी भवतु कापि कादम्बिनी -- 
रस०, भामि० ४९ | 

कादाचित्क (वि०) (स्त्री०--त्की) [ कदाचित्‌ +-ठञ्ञ्‌ ] 
सांयोगिक, आकस्मिक । 

काद्रवेयः [ कद्रोः अपत्यम्‌ --कद्र ढक्‌ ] एक प्रकार का 
सांप । 

काननम्‌ | कन्‌ गिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. जङगल, बाग-- रघु ० 
१२।:- १३।१८ मेघ० १८, ४२, काननावनि 

जहुगठ की भूमि 2. घर, मकान । सम०-- अग्निः 

जंगली आग, दावानल, -ओकस्‌ (पुं०) 1. जंगलवासी 
2. बन्दर। 

कानिष्ठिकम्‌ [ कनिष्ठिका +-अण्‌ ] हाथ की सबसे छोटी 
(कस्तो) अंगुली, । 

कानिष्ठिनेयः,-- यी [ कनिष्ठा -+-अपत्यार्थे ठक्‌, इनड च ] 
सबसे छोटी लड़की की सन्तान । 

कानीनः [कन्यायाः जातः-_कन्या +-अण्‌, कानीन्‌ आदेश ] 
अविवाहिता स्त्री का पुत्र--कानीन: कन्यकाजातो 


मातामहसुतो मतः--याज्ञ० २।१२९, मनु० ९१७२ 
में दी गई परिभाषा भी देखिए 2. व्यास 3. कर्ण । 

कान्त (वि०) [ कन्‌ (म्‌) --क्त ] 1. इष्ट, प्रिय, अभीष्ट, 
--अभिमतकान्तं क्रतुं चाक्षुपं--मालवि० १, ४ 
2. सुखकर, रुक्किर-मीमकारन्तँनपगृणैः--रघु० १।१६ 
3. मनोहर, सुन्दर--स्वः कान्तमात्मीयं पश्यति--श० 
२,--तः 1 प्रेमी 2. पति - कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः 
सङ्गमात्किचिदूनः-मेघ० १००, शि० १०।३, २९ 
3. प्रेमफात्र 4. चन्द्रमा 5. बसन्त ऋतु 6. एक प्रकार 
का लोहा 7. रत्न (समास में सूर्य, चन्द्र और अयस्‌ के 
साथ) 8. कार्तिकेय की उपाधि,--तम्‌ केसर, जाफ- 
रान, सम०--आयसम्‌, चुम्बक, अयस्कान्त ! 

कान्ता | कम्‌+-क्त--टाप्‌ ] 1. प्रेमिका या लावण्यमयी 
स्त्री 2. गृह स्वामिनी, पत्नी--कान्तासखस्य शयनीय- 
शिलातलं ते उत्तर० ३।२१, मेध० १९, शि० १०, 
७३ 3. प्रियङ्गु लता 4. बड़ी इलायची 5. पृथ्वी । 
सम०--अडुत्िदोहद: अशोक वृक्ष दे० अशोक ! 

कान्तारः, रम्‌ [कान्त+-ऋ--अण्‌] 1. विशाल बियाबान 
जङ्गल,--गृहं तु गृहिणीहीनं काच्तारादतिरिच्यते 
-~पंच० ४८१, भतुँ० १।८६ याज्ञ २।६८ 
2. खराब सड़क 3. सूराख, छिद्र,--रः 1. लाल रंग 
की जाति का गन्ना 2. पहाडी आबनूस । 

कान्तिः (स्त्री) [ कम्‌ --क्तिन्‌ ] 1. मनोहरता, सौन्दर्य 
-मेघ० १५, अक्लिष्टकान्ति--श० ५, १९ 2. चमक, 
प्रभा, दीप्ति--मेघ० ८४ 3. व्यक्गित सजावट या 
जङ्कार 4. कामना, इच्छा 5. (अलं० शा० में) 
प्रेमोद्दीप्त सौन्दर्यं (सा० द० शोभा और दीप्ति से 
कान्ति को इस प्रकार भिन्न बताता है - रूपयौवन- 
लालित्यं भोगाचैरङ्ग भूषणम्‌, शोभा प्रोक्ता सँव कान्ति- 
मंन्मथाप्यायिता यूतिः, कान्तिरेवाति विस्तीर्णा दीप्ति- 
रित्यभिघीयते--१३०, १३१) 6. मनोहर या कमनीय 
स्त्री 7. दुर्या की उपाधि। सम०--कर (वि०) 
सौन्दयं बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला,--द (वि० ) 
सौन्दर्य देने वाला, अलंकृत करने वाला (वम्‌) 
1. पित्त 2. घी,--द,--दायक,--दायिन्‌ (वि०) 
अलंकृत करने वाला, --भृत्‌ (पु ०) चन्द्रमा । 

कान्तिमत्‌ (वि०) [ कान्ति+-मवुप्‌ ] मनोहर, सुन्दर, भव्य 
कु० ४।५, ५।७१, मेघ० ३०--(प्‌०) चन्द्रमा । 

कान्दवम्‌ [ कन्दु+-अण्‌ ] लोहे की कढ़ाई या चूल्हे में धूनी 
हुई कोई वस्तु । 

काम्दविक (वि०) [ कान्दव--ठक्‌ ] नानबाई, हलवाई । 

कान्दिशीक (वि०) [ कां दिशां यामीत्येवं वादिनोऽये ठक्‌, 
पृषो० साधु: | 1. उड़ने वाला, भागने वाला, भगोड़ा 
~मृगजनः कान्दिशीकः संवृत्तः पंच० १॥२, (अतः) 
त्रस्त, भयभीत -भामि० २।१७८ । 


( २६५ ) 


कान्यकुड्जः [ कन्या कुब्जा यत्र-कन्याकुन्ज+-अण्‌ पृषो० 
साधुः | एक देश का नाम दे० 'कन्याकुन्ज' । 

कापटिक (वि०) (स्त्री० --क्कौ) | कपट-ठक्‌ ] 1. जाल- 
साज, बेईमान 2. दुष्ट, कुटिल,--कः चापलूस, चाटु- 
कार, पिछलग्गू । 

कापट्यम्‌ [ कपट--प्यञ्ञ्‌ ] दुष्टता, जालसाजी, धोखा- 
देही । 

कापथः [ कुत्सितः पन्थाः ] खराब सड़क (शा० और 
आलं० } 

कापालः, कापालिकः [ कपाल -]-अण्‌, ठक्‌ वा ] शैव सम्प्र- 
दाय के अन्तर्गत विशिष्ट सम्प्रदाय का अनुयायी 
(वामाचारी) जो मनुष्य की खोपड़ियों की माला 
धारण करते हैं और उन्हीं में खाते पीते हें, पंच० 
१।२१२। 

कापालिन्‌ (प्‌०) [ कपाल)-अण्‌-इनि ] शिव। 

कापिक (वि०) (स्त्री०- की) [ कपि+ ठक्र्‌ ] बन्दर 
जैसी शकल सूरत का या बन्दरों की भांति व्यवहार 
करने वाला । 

काविल (वि०) (स्त्री) --ली) [ कपिल--अण्‌ | 1. कपिल 
से सम्वन्ध रखने वाला या कपिल का 2. कपिल द्वारा 
शिक्षित या कपिल से व्युत्पन्न,- छः कपिल मुनि द्वारा 
प्रस्तुत सांख्यदर्शन का अनुयायी 2. भूरा रंग । 

कापुरुषः [ कुत्सित: पु्पः--कोः कदादेशः | नीच घृणित 
ब्यक्ति, कायर, नराधम, पाजी--सुसन्तुष्टः | 
स्वल्पकेनापि तुष्यति पंच० १।२५, ३६१ ¦ 

कापेयम्‌ [ कपि--ठक्‌ | 1. बन्दर की जाति का 2. बन्दर 
जैसा व्यवहार वन्दर जैसे दांव पेंच । 

कापोत (वि०) (स्त्री०--ती) | कपोत-अण्‌ ] भूरे रंग 
का, धूसर रंग का, -तम्‌ 1. कवूतरों का समूह 2. सुर्मा, 
तः भूरा रंग । सम० -अंजनम्‌ आंखों में आँजने 
का सुर्मा । 

काम्‌ (अव्य०) आवाज देकर बुलाने के लिए प्रयुक्त होने 
वाला अव्यय । 

कामः [कम्‌ घठा,] । कामना, इच्छा-- सन्‍्तानकामाय-- 
रघु० २६५, ३1६७, (प्रायः तुमुन्नन्त के साथ 
प्रयुक्त) गन्तुकाम:-- जाने का इच्छुक भग० २1६२, 
मनु ० २।९४ 2. अभीष्ट पदार्थ --सर्वान्‌ कामान्‌ सम- 
इनृते --मनु० २५ 3. स्नेह, अनुराग 4. प्रम या 
विषम भोग की इच्छा जो जीवन के चार उद्देश्यों 
(पुरुपार्थ) में से एक है--तु० अर्थ और अर्थ काम 
5. विषयों से तृप्ति की इच्छा, कामुकता मनु ० २1२१४ 
6. कामदेव 7. प्रद्युम्न 8. बलराम 9. एक प्रकार का 
आप मम्‌ 1. विषय, इच्छित पदार्थ 2. वीर्य, धातु 
(हिन्दू पौराणिकता के अनुसार काम ही कामदेव हु 
~ वही कृष्ण व रुक्मिणी का पुत्र हे । उसकी पत्नी 

र 


रति है, जिस समय देवताओं को तारक के विरुद्ध युद्ध 
करने के निमित्त अपनी सेनाओं के लिए सेनापति की 
आवश्यकता हुई तो उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी 
जिससे कि रिव का ध्यान पार्वती की ओर आकृष्ट 
हो, यही एक बात थी जो राक्षसों का काम तमाम 
कर सकती थी । कामदेव ने इस बात का बीड़ा 
उठा लिया परन्तु शिव ने अपनी तपस्या के विघ्न से 
क्रुद्ध हो अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से काम को भस्म 
कर दिया । उसके पश्चात्‌ रति की प्रार्थना पर शिब 
ने कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने की' अनुमति 
दे दी । उसका घनिष्ठ मित्र वसन्त ऋतु और पुत्र 
अनिरुद्ध है, वह धनुर्बाण से सुसज्जित है---भ्रमरपंक्ति 
ही उसके धनुष की डोरी है--और पांच विविध 
पौधों के फूल ही उसके ब्राण हैँ )। सम--अग्नि 1. प्रेम 
की आग, प्रचंड प्रेम 2. उत्कट इच्छा, कामोन्माद, 
°संदीषनम्‌ 1. कामाग्नि को प्रज्वलित करना 2. कोई 
कामोहीपक पदार्थ, अङकुझः 1. अंगुली का नाखून 
2. पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग--अङगः आम का वृक्ष, 
--अछिकार: प्रेम या इच्छा का प्रभाव,- - अधिष्ठित 
(वि०) प्रेम के वशीभूत,--अनल: देखो 'कामाग्नि, 
--अंध (वि०) प्रेम या कामोन्माद के कारण अन्धा, 


` (--ध:) 'कोयल',- अंधा कस्तूरी,--अश्चिन्‌ (वि०) 


जब इच्छा हो तभी भोजन पाने वाला,--अभिकाम 
(वि०) कामुक, कामासक्त,--अरण्यम्‌ प्रमोद वन या 
सुहावना उद्यान,--अरि शिव की उपाघि,--अथिन्‌ 
(वि०) श्युगार प्रिय, विषयी, कामासक्त,-- अवतार: 
प्रद्युम्न,- अबसायः प्रणयोन्माद या काम का दमन, 
वैराग्य,--अशनम्‌ 1. जब चाहे तब भोजन करना, 
इच्छानुकूल खाना 2. अनियन्त्रित सुखोपभोग, आतुर. 
(वि०) प्रेमका रोगी, काम वेग के कारण रुग्ण 
--कामातुराणां न भयं न लज्जा--सुभा०,-: आत्मजः 
प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विशेषण--आत्मन्‌ (वि०) 
विषयी, कामुक, आसक्त--मनु० ७।२७,-- आयुधम्‌ 
1. कामदेव का बाण 2. जननेन्द्रिय (धः) आम का 
वृक्ष--आयुः (पुं०) 1. गिद्ध 2. गरुड़,---आतं (वि०) 
प्रेमका रोगी, कामाभिभूत--कामार्ता हि प्रकृति- 
कृपणाइचेतनाचेततेषु--मेघ० ५,--आसक्त (वि०) 
प्रेम या इच्छा के वशीभूत, कामोन्मत्त, कामासक्त, 
--ईप्सु (वि०) अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए 
सचेष्ट,--ईइवरः 1. कुबेर का विशेषण 2. परमात्मा, 
--उदकम्‌ 1. जल का ऐच्छिक तर्पेण 2. विधि द्वारा 
विहित अधिकारियों को छोड कर दिवंगत मित्रों का 
जल से ऐच्छिक तर्पण-- याज्ञ ० ३।४, - उपहत (वि०) 
कामोन्माद के वशीभूत, या प्रणय रोगी,-- कला काम 
की पत्नी रति,--काम-- कामिन्‌ (वि०) प्रेम या 


( २६६ 


कामोन्माद के अधिदेशों का अनुयायी,-- कार (वि०) 
इच्छानुकूल काम करने वाला, अपनी कामनाओं में 
लिप्त रहने वाला (-रः) 1. ऐच्छिक कार्य, स्वतः 
स्फूर्त कर्म--मनु० ११1४१, ४५ 2. इच्छा, इच्छा 
का प्रभाव ---भय० ५।११,--कृटः 1. वेश्या का प्रेमी 
2. वेश्यावृत्ति,--कृत्‌ (वि०) 1. इच्छानुसार समय 
पर कार्य करने वाला, इच्छानुकूल कार्य करने वाला 
2. इच्छा को पूरी करने वाला, (प०) परमात्मा, 
“कैलि वि०) कामासक्त (लिः) 1. प्रेमी 2. संभोग 
-“कीडा 1. प्रेम की रंगरेली, श्यृंगारी खेल 2. संभोग, 
लाग (वि०) इच्छानुकूल जाने वाला, इच्छानुसार 
आने जाने या कार्य करने के योग्य (-गा) असती तथा 
कामुक स्त्री-र्‍याज० ३॥६,--गति (वि०) अभीष्ट 
स्थान पर जाने के योग्य--रघु० १३॥७६,-गुण 
1. प्रणयोन्माद का गुण, स्नेह 2. संतृप्ति, भरपूर 
सुखोपभोग 3. विषय, इन्द्रियों को आकृष्ट करने वाले 
पदार्थ, --चर --चार (वि०) विना किसी प्रतिबंध 
के स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, इच्छानुकूल भ्रमण 
करने वाला--कु० १।५०,--चार (वि०) अनियंत्रित 
प्रतिबंधरहित (-रः) 1. अनियन्त्रित गति 2. स्वतंत्र 
या स्वेच्छापूर्वक कार्य, स्वेच्छाचारिता- न कामचारो 
मयि शङ्कूनीयः--रघु० १४६२ 3. अपनी इच्छा या 
अभिलाषा, स्वतंत्र इच्छा, कामचारानुज्ञा सिद्धा० 
मनु ०, २।२२० 4. विषयासक्ति 5. स्वार्थ,--चारिन्‌ 
(वि०) 1. विना किसी प्रतिबंघ के घूमने वाला 
-म्मेघ० ६३ 2. कामासक्त, विषयी 3. स्वेच्छाचारी 
(पुं०) 1. गरुड़ 2. चिड़िया,--ज (वि०) इच्छा या 
कामोंन्माद से उत्पन्न--मन्‌० ७।४६, ४७, ५० 
-~जित्‌ (वि०) कामोन्माद या प्रेम को जीतने वाला 
-रधु० ९1३३, (पुं ) 1. स्कंद की उपाधि 2. शिव 
-~तालः कोयल,--- द (जि०) इच्छा पूरी करने वाला, 
प्रार्थना स्वीकार करने वाला,--दा +-कामधेनु,---दर्शन 
(वि०) मनोहर दिखाई देने वाला,---बुध (वि०) 
अपनी इच्छाओं को दोहन वाला, अभीष्ट पदार्थों को 
देने वाला --प्रीता कामदुघा हि सा--रघु० १।८०, 
२।६३, मा० ३।११,- -दुघा-- बुहू (स्त्री सब 
इच्छाओं को पूरा करने वाली काल्पनिक गाय--भग० 
१०।२८,--दूती मादा कोयल, देवः प्रेम का देवता, 
धेनुः (स्त्री) समृद्धि की गौ, सब इच्छाओं को 
पुरा करने वाली स्वर्गीय गाय,--ध्वंसिन्‌ (पृं०) शिव 
की उपाधि,--पति,--पत्नी (स्त्री) कामदेव की 
स्त्री रति,--पालः बलराम,--प्रवेदनम्‌ अपनी इच्छा 
कामना या आशः को अभिव्यक्त करना --कच्चित्‌ 
कामप्रवेदने- -अमर०, --प्रश्‍नः अनियन्त्रित या मुक्‍त 
प्रश्‍ल--फल: आम के वक्ष की एक जाति,--भोगा: 


कामन्धमिन्‌ (पुं 


है 


(ब.व.) विषयोपभोग में तृप्ति,--महः चेत्रपॉणिमा को 
मनाया जाने वाला कामदेव का पर्व,--मूदृ--मोहित 
(वि०) प्रेमप्रभावित या प्रेमाकृष्ट---उत्तर० २1५, 
--रसः वीर्यंपात,--रसिक (वि०) कामासक्त, कामात 
= क्षणमपि युवा कामरसिक:-- भतुँ० ३।११२,--रूप 
(वि०) 1. इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला 
-जानामि ता प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः मेघ० ६ 
2. सुन्दर, सुहावता (--पा:) (ब० व०) बंगाल के पूर्व 
में स्थित एक जिला (आसाम का पश्चिमी भाग) 
नएरघु० ४८०, ८४,--रेखा,--लेखा वेश्या, रंडी, 
= लता पुरुष की जननेंद्रिय, लिंग, लोल (वि०) 
कामोन्मत्त, प्रेम का रोगी,--वरः इच्छानुकूल चुना 
हुआ उपहार,-- वल्लभ: 1. वसन्त ऋतु 2. आम का 
वृक्ष ( ) ज्योत्स्ना, चाँदनी,---बश (वि०) प्रेम- 
मुग्ध, (शः) प्रेम के वशीभूत होना,-- वश्य (वि०) 
प्रेमासक्त,---बाद (वि०) इच्छानुसार कुछ भी कहना 
मनमाना कहना,--विहंत (वि०) इच्छाओं का हनन 
करने वाला,---वृत्त (वि०) विषय वासना में लिप्त, 
स्वेच्छाचारी, व्यसनासक्त-- मनु ० ५1१५४,--वृत्ति 
(वि०) इच्छानुसार काम करन वाला, स्वेच्छाचारी, 
स्वतंत्र -न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते कु० ५८ 

(स्त्री०-- त्ति:) 1. मुक्त अनियंत्रित काय 2. मन की 
स्वतंत्रता,--वृद्धि: (स्त्रो०) कामेच्छा में वृद्धि,-- वृन्तम्‌ 
श्यृंगवल्ली का फल,--शरः 1. प्रेम का बाण 2. आम 
का वृक्ष,- शास्त्रम्‌ प्रेमविज्ञान रतिशास्त्र,-- संयोग 
अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति, सखः वसन्त ऋतु,--स्‌ 


(वि०) इच्छा को पूरा करने वाला--रघु० ५३३, 
सूत्रम्‌ वात्स्यायनमुनिकृत रतिशास्त्र,-- हेतुक 
(वि०) बिना वास्तविक कारण के केवल इच्छामात्र 
से उत्पन्न--भग० १६।८ 


कामतः (अव्य०) [ काम--तसिल्‌ ] 1. स्वेच्छा से, इच्छा- 


पूर्वक 2. अपनी इच्छा से, ज्ञानपूर्वक, इरादतन, 
जानबूझ कर--मनु० ४।१३०,--पदास्पृष्टं च कामतः 
जययाज्ञ० १।१६८ 3. प्रेमावेश में, भावनावश, कामुक- 
तावश--मन्‌ ० ३।१७३ 4 इच्छाएवक, स्वतन्त्रता से, 
बिना किसी नियन्त्रण के । 


कामन (वि०) | कम्‌ञ-णिङ+-युच्‌ | कामासक्त, कामा- 


तुर, नम्‌ चाह, कामना,-- ना कामना, इच्छा । 


कामनोयम्‌ [ कमनीयस्य भावः--अण्‌ ] सौन्दर्यं, आकषं- 


कता । 
) [ कामं यथेष्टं घमति--काम-{-ध्मा 
--णिनि, धमादेशः मूम्‌ च नि० ] कसेरा, ठहेरा । 


कामम्‌ (अव्य०) [कम्‌ --णिङ+- अम्‌] 1. कामना या रुचि 


के अनुसार, इच्छानुसार, कामङ्गामी 2. सहमतिपूर्वक 
आहना--मुद्रा० १२५ 3. मन भर कर- उत्तर० 


( २६७ ) 


३।१६ 4. इच्छापूर्वक, प्रसन्नता के साथ--शा० ४।४ 
5. अच्छा, बहुत अच्छा (स्वीक्रतिबोधक अव्यय), 
ऐसा हो सकता है कि--मनागनभ्यावृत्त्या वा कामं 
क्षाम्यतु यः क्षमी--क्षि० २४३ 6. मान लिया (कि) 
यह सच है कि, निस्सन्देह (प्रायः इसके पश्चात्‌ तु 
ततथापि' का प्रयोग होता है) --कामं न तिष्ठति मदा- 
ननसंमुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः श० 
१३१, २१, रघु० ४१३, ६।२२, १३।७५, मा० 
९।३४ 7. बशक, सचमुच, वास्तव में,-रघु० २।४३ 
(बहुधा अनिच्छा या विरोध निहित रहता है) 
8. अधिक अच्छा, चाहे (प्रायः 'न' के साथ) -काममा- 
मरणातिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतुमत्यपि, न चैवैनां प्रयच्छेत्तु 
गुणहीनाय कहिचित्‌-मनु० ७८९ । 

कामयमान, | (वि०) [कम्‌ --णिङ+-्यानच्‌, पक्षे मुक्‌, 

कामयान, | तृच्‌ वा] कामासक्त, कामुक--रघु० १९।५० 

कामयित्‌ _/ श० ३ । 


कामल (वि०) [कम्‌ ‡णिङ4-कळच्‌] कामासक्त, कामुक 
---ल: 1. वसन्त ऋतु 2. मरुस्थल । 

कामलिका [कमल --कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मादक शराब । 

कामवत्‌ (वि०) [काम--मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌] 1. 
चाहने वाला 2. कामासक्त । 

कामिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) 
2. इच्छुक 3. प्रेमी, प्रिय, - (पुं०) 1. प्रेम करने वाला 
कामुक (स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान देने वाला) 
--त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धीयते कामिजनसार्थ:--श० 
३, त्वां कामिनो मदनदूतिमुदाहरन्ति---विक्रम० ४११, 
अमरु २, मालवि० ३।१४ 2. जोरु का गुलाम, 
3. चकवा 4. चिड़िया 5. शिव की उंपाधि 6. चंद्रमा 
7. कवूतर,--नी 1. प्रेम करने वाली, स्नेहमयी, प्रिय 
स्त्री--मनु० ८११२ 2. मनोहर और सुन्दर स्त्री-- 
उदयति हि शशांक: कामिनीगण्डपाण्डुः--मुच्छ® १।५७ 
केपां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय--प्रस० १। 
२२ 3. सामान्य स्त्री --मृगया जहार चतुरेव कामिनी 
--रघु० ९।६९, मेघ० ६३, ६७, ऋतु० १।२८ 
4. भीरु स्त्री 5. मादक शराब । 

कामुक (वि०) (स्त्री>-का,--को) | कम्‌त-उकञ्न ] 
1. कामना करता हुआ, इच्छुक 2. कामासक्त, कामातुर, 
_-कः 1. प्रमो, कामातुर--कामुकेः कुम्भीलकेश्च परि- 
हतंव्या चन्द्रिका -माळवि० ४, रघु० १९।३२, ऋतु 
६।९ 2. चिड़िया 3. अशोकवृक्ष --का) धन की 
इच्छुक स्त्रो(- को) कामातुर या कामासक्त स्त्री । 

काम्पिल्लः, काम्पोलः [ कम्पिला नदी विशेषः तस्याः अदूरे 
भवः --कम्पिला --अणू ==काम्पिलन-अरम्‌ नि० साधु: 
कम्पिला+-अणू नि० दीघेः, ] एक वृक्ष का नाम--मा० 
९।३१ । 


[कम्‌ +-णिनि] 1. कामासक्त | 


कासबल: [ कम्बलेन आवृतः--कम्बल--अण्‌ ] ऊनी कपड़े 
या कंबल से ढकी हुई गाड़ी । 

काम्बविकः [ कम्बु +ठक्‌ ] शंख या सीपी के बने आभूषणों 
का विक्रेता, शंख या सीपी का व्यापारी । 

काम्बोजः | कम्बोज-अण्‌ ] 1. कंबोज देश का निवासी 
--मन्‌ ० १०।४४ 2. कंबोज का राजा 3. पुन्नाग वृक्ष 
4. कंबोज देश के घोड़ों की एक जाति। 


काम्य (वि०) [ कम्‌--णिङ्‌+-यत्‌ | वांछनीय, इच्छा के 
उपयुक्त--सुघा विष्ठा च काम्याशनम्‌- -श० रोट 
2. ऐच्छिक, किसी विशेष उद्देश्य से किया गया (विप० 
नित्य) --अन्ते काम्यस्य कमंणः---रघु० १०।५०, मनु ० 
२२, १२८९, भग० १८।२ 3. सुन्दर, ' मनोहर, 
लावण्यमय, खूबसूरत--नासौ न काम्यः-रघु० ६। 
३०, उत्तर० ५।१२,--म्या कामना, इच्छा, इरादा, 
प्रार्थना ब्राह्मणकाम्या-मुच्छ० ३, रघु ० १।३५, भग? 
१०।१। सम ०--अभिप्रायः स्वार्थनिहित प्रयोजन, 
--कर्मन्‌ (नपुं०) किसी विशेष उद्देश्य तथा भावी 
फल की दृष्टि से किया गया धर्मानुष्ठान, गिर्‌ 
(स्त्री०) रुचि के अनुकूल भाषण,-दानम्‌ 1. स्वी- 
कार करने योग्य उपहार 2. स्वतंत्र इच्छा से दिया 
गया उपहार, ऐच्छिक भेंट,- मरणम्‌ स्वेच्छापूर्वक 
मरना, आत्महत्या, - व्रतम्‌ ऐच्छिक ब्रत । 

काम्ल (वि०) [ कु ईषत्‌ अम्ल:--कोः कादेशः ] कुछ 
थोड़ा खट्टा, ईषदम्ल । 

कायः, यम्‌ [चौयतेऽस्मिन्‌ अस्थ्यादिकमिति कायः, चिञ 
घडा, आदे: ककारः] 1. शरीर-- विभाति कायः करुः 
णापराणां परोपकारन तु चन्दनन--भर्तृ० २।७१, 
कायेन मनसा बुंद्ध्या--भग० ५११ इसी प्रकार 
कायेन, वाचा, मनसा आदि 2. वृक्ष का तना 3. वीणा 
का शरीर (तारों को छोड़कर वीणा का ढाँचा) 
4. सम्‌ दाय, जमघट, संचय 5. Ri 8, [जी 6. घर, 
आवास, वसति 7. कुंदा, चिह्न 8. नै स्वभाव 
- यम्‌ ('तीर्थ' के साथ या “तीर्थ के बिना) अंगू- 
लियो से नीचे का हाथ का भाग, विशेषकर कन्नो 
अंगुली (यह अंगुली प्रजापति के लिए पावन मानी 
जाती है--और “प्रजापति तीर्थ! कहलाती है--तु० 
मनु० २।५८,५९), यः आठ प्रकार के विवाहों में से 
एक जिसे 'प्राजापत्य' कहते हैं--याज्ञ० १।६०, मनु ० 
३।३८। सम०-_अग्निः पाचनदाक्ति,_ बलेशः शरीर 
का कष्ट या पीड़ा,- चिकित्सा आयुर्वेद के आठ 
बिभागों में से तीसरा, समस्त शरीर में व्याप्त रोगों 
की चिकित्सा,-मानम्‌ शरीर की माप,--बलनम्‌ 
कवच,--स्थः 1. लेखक जाति (क्षत्रियपिता और 
शूद्र माता की संतान) 2. इस जाति का पुरुष-कायस्थ 
इति लघ्वी मात्रा-मुद्रा० १, याज्ञ ० १३३६ मृच्छ० ९, 


है ( २६८ ) 


(स्त्री०--स्था) 1. कायस्थ जाति की 
2. आंवले का वृक्ष (स्त्री०--स्थी) कायस्थ की पत्नी, 
--स्थित (वि०) शरीरगत, शारीरिक । 


कायक (पस्त्री०--यिका), कायिक (स्त्री०-की) (वि० ) 


. काय -वुडा,, स्त्रियां टापू, इत्वम्‌--काय-{-ठक्‌ 
स्त्रियां डीप्‌] शरीर संबंधी, शारीरिक, शरीर विप- 
यकर--कायिकतप: -मनु० १२।८, - का व्याज (धन 
के उपयोग के बदले में जो कुछ दिया जाय) । सम० 
"वृद्धि: (स्त्रो) धरोहर रक्खे हुए किसी पशु या 
वाणिज्य-सामग्रो के उपयोग के बदले मुजरा दिया 
गया ब्याज 2. एसा ब्याज जिसकी अदायगी से 
मूलधन पर कोई प्रभाव न पड़े, धरोहर रक्खे हुए पशु 
को उपयोग म लाना | 


कार (वि०) (स्त्री०-री) [कृ+-अण्‌, घडा वा] (समास 


के अन्त में) बनाने वाला, करने वाळा, सम्पादन करन 
राळा, कार्य करने वाला, निर्माता, कर्ता, रचयिता 
ग्रंथकारः ==रचयिता, कुंभकारः, स्वर्णकारः आदि, 
रः 1. कृत्य, कार्य जैसा कि 'पुरुषकार' में 2. किसी 
एसी ध्वनि या शब्द को प्रकट करने वाला पद जो 
विभक्ति चिह्न से युक्त न हो जैसा कि अकार,-मनु० 
२७६, १२६, ककार, फूत्कार आदि 3. प्रयास, चेष्टा 
शि० १९।२७ 4. धार्मिक तप 5. पति, स्वामी, 
मालिक 6. संकल्प 7. शक्ति, सामथ्यं 8. कर या चुंगी 
9. हिम का ढर 10 हिमालय पर्वत । सम०--अवरः 
एक मिश्रित या नीचजाति का पुरुष जो निवाद पिता 
व वैदेही माता से उत्पन्न हुआ--तु० मतु० १०।३६, 
कर (वि०) कार्य करने वाला, अभिकर्ता,--भूः 
चुगीघर । 


कारक (वि०) (स्त्रो०--रिका) [कृ+ण्बुळ्‌ ] (प्रायः समास 


के अन्त में) 1. बनान वाला, अभिनय करने वाळा, 
करन वाला, सम्पादन करने वाला, रचने वाला, कर्ता 
आदि--स्वप्नस्य कारकः--याज्ञ० ३1१५०, २।१५६, 
वर्गेसंकरकारकँ:--भग० १।४२, मनु० ७।२०४ पंच० 
५।३६ 2. अभिकर्ता--कम्‌ । (व्या० में) संज्ञा और 
क्रिया के मध्य रहने वाला संबंध (या संज्ञा. और. उससे 
संबद्ध अन्य शब्द) इस प्रकार के कारक गिनती म 
छः हू जो 'संवंत्रकारक' को छोड़कर शेष विभक्सियों 
से संबद्ध हैं १. कर्ता २. कर्म ३. करण ४. सम्प्रदान 
५.. अपादान और ६. अधिकरण 2. व्याकरण का वह 
भाग जो इनके व्यवहार को बतलाता है - अर्थात्‌ 
वाक्यं रचना या कारक-प्रकरण । सम०--दीपकम्‌ 
(अलं० शा० म) एक अलंकार जिसमें एक ही 
कारक उत्तरोत्तर अनेक क्रियाओं से संयुक्त हो--उदा ० 
नखिद्यति कूणति वेल्लति विचलति निमिषति विलोक- 
यति तिर्यक्‌, अन्तर्नदति चूम्बितुमिच्छति नवपरिणया 


वधूः शयने--काव्य० १०, -हेतुः क्रियात्मक या क्रिया- 
परक कारण (विप० ज्ञापक हेतु) । 


कारणम्‌ [ङ--णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. हेतु, तकं कारणकोपाः 


कुटुम्बिन्यः-मालवि० १।२८, रघु० १।७४, भय० १३। 
२१ 2. आधार, प्रयोजन, उद्देश्य--कि पुनः कारणम्‌- 
महा०, याज्ञ० २।२०३, मनु० ८1३४७, कारणमानुषीं 
तनुमू--रघु० १६।२२ 3. उपकरण, साधन--याज्ञ ० 
३।२० ६५ 4. (न्या० द० में) वह कारक जो निश्‍चित 
रूप से किसी फल का पूर्ववर्ती कारण हो, या 'मिल' के 
मतानुसार --पुर्वेवर्ती कारण या उनका समूह जिन पर 
कार्य निश्चित रूप से, विना किसी लागळपेट के निर्भर 
करता हैं; - नैयायिकों के मतानुसार इसके तीन भेद 
हुँ: (क) समवायि (घनिष्ठ और अन्तहित) जैसा 
कि कपड़े का कारण तन्तु, -घागे (ख) असमवायि 
(जो न तो घनिष्ठ हो न अन्तहित) जैसा कि कपड़े 
के लिए तन्तुओं का संयोग (ग) निमित्त (उपकरणा- 
त्मक) जैसा कि कपड़े के लिए जुलाहे की खड्डी 
5. जननात्मक कारण--सृष्टिकर्ता, पिता,-कु० ५।८१ 
6. तत्त्व, तत्त्व-सामग्री-याज्ञ० ३।१४८, भग० १८1१३ 
7. किसी नाटक या काव्य का मूल या कथावस्तु आदि 
8. इन्द्रिय 9. शरीर 10 चिह्न, दस्तावेज, प्रमाण या 
अधिकार-पत्र--मनु ११।८४ 11 जिसके ऊपर कोई 
मत या व्यवस्था निर्भर करती है ।  सम०--उत्तरम्‌ 
विशेष तर्के, अभियोग के कारण को मुकरना (स्वीकार 
न करना), आरोप को सामान्यतः मान लेना परन्तु 
वास्तविक (वैध) तथ्य को अस्वीकृत कर देना,--कार- 
णम्‌ प्रारंभिक या प्राथमिक कारण, अणु,---गुण: कारण 
का गुण,-_भूत (वि०) 1. जो कारण बना हो 2. 
कारण बनने वाला,---माला एक अलंकार 'कारणों की 
श्रृंखला --यथोत्तरं चेत्यूवेस्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता, तदा 
कारणमाला स्यात्‌-काव्य० १०--उदा० भग० २६२, 
६३, सा० द० ७२८,--वादिन्‌ (१०) अभियोक्ता, 
वादी, --बारि (नपुं०) सृष्टि के आरभ में उत्पन्न मूल 
जल, बिहीन (वि०) विना कारण के,-शरीरम्‌ 
(वेदान्त द०) शरीर का आन्तरिक बीजारोपण, मूल- 
सूत्र, या कारणों को रूपरेखा । 


कारणा [ कृ+-णिच्‌+-युच्‌+-टापू ] 1. पीड़ा, वेदना 


2. नरक में डालना । 


कारणिक (वि०) [कारण+-ठक्‌] 1. परीक्षक, निर्णायक 


2. कारण परक, नैमित्तिक ! 


कारण्डवः [ रम्‌ +-ड=रण्डः, ईवत्‌ रण्डः==कारण्डः तं 


वाति--वा--क ] एक प्रकार की बत्तख--तप्तं 
वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते--विक्रम० 
२।२३। र 


कारन्धमिन्‌ (१०) [कर एव कारः, तं धमति, कार--ध्मा 


( २६९ ) 


--इनि पृषो ०] 1. कसेरा 2. खनिज विद्या को जानने 
वाळा । 

कारव: [का इति रवो यस्य ब० स०] कौवा । 

कारस्करः [कारं करोति--कार--कृर्सट, सुद्‌] किपाक 
वृक्ष । 

कारा [कीर्यते क्षिप्यते दण्डाही यस्थाम्‌--ह + अङ, गुणः, 
दीर्घः नि०] 1. कारावास, बन्दीकरण 2. जेलखाना, 
बन्दीगृह 3. वीणा का गर्दन के नीचे का भाग, तूंबी 
4. पीड़ा, कष्ट 5. दूती 6. सोने का काम करने वाली 
स्त्री। सम०--अमारम्‌,--यहम्‌-वेइमन्‌ वन्दीघर, 
जेलखाना-- कारागृहे निजितबासवेन लङ्केश्‍्वरेणोषित- 
माप्रसादात्‌--रघु० ६।४०, शा० ४१०, भतुँ० ३।२१, 
--गुप्तः बन्दी, कंदी,- -पालः वन्दीगृह का रखवाला, 
कारागार का अधीक्षक । 

कारिः (स्त्री) [कृञ-इञ््‌] कार्ये, कर्म, (पुं०-स्त्री०) 
कलाकार, शिल्पकार । 
कारिका [ कृ+-ण्बूल्‌--टाप, इत्वम्‌ ] 1. नर्तकी 
2. व्यवसाय, धंधा 3. व्याकरण, दर्शन तथा विज्ञान से 
संबद्ध काव्य, या पद्य संग्रह-उदा०, (व्या० पर) 
भर्तृहरि की कारिका, सांख्यकारिका 4. यन्त्रणा, 
यातना 5. व्याज । 

क्रारीषम्‌ [ करीप--अण्‌ ] सूख गोबर की करसियों का 
ढेर । 

कारु (वि०) (स्त्री०-रू) [ कृ--अण्‌ ] 1. निर्माता, 
कर्ता, अभिकर्ता, नौकर 2. कारीगर, शिल्पकार, 
कलाकार--कारुभिः कारितं तेन कृत्रिमं स्वप्नहेतवे 
--विद्धशा० १।१३, इति स्म सा कारुतरेण लेखितं 
नलस्य च स्तरस्य च सख्यमीक्षते --नै० १।३८, याज्ञ? 
२।२४९, १।१८७, मनु० ५१२८, १०१२, (विये 
हें-तक्षा च तन्त्रवावश्च नापितो रजकस्तथा, पंचम- 
इचर्मकारश्च कारवः शिल्पिनो मताः । )-९ः---देवताओं 
के शिल्पी विश्वकर्मा 2. कला, विज्ञान । सम० 
--चौरः सेध मारने वाला, डाकू -जः 1. शिल्प से 
बनी कोई वस्तु, शिल्पकर्म द्वारा निमित वस्तु 2. युवा 
हाथी या हाथी का बच्चा 3. पहाड़ी, बमी-4. 
झाग । 

कारुणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ करुणा न-ठक्‌ ] दयालु, 
कृपाळु, सदय--नागा० १।१। 

कारुण्यम्‌ | करुणा-ष्यञ्ञ | दया, कृपा, रहम -कारण्य- 
मातन्यते --गीत० १, करिण्य: कारुण्यास्पदम्‌ --भामि ० 
१।१। 

कार्कश्यम्‌ [ कर्कश | ष्यडा, ] .1. कठोरता, रूखापन 
2. दृढ़ता 3. ठोसपन कडापन, शि० २।१७ पंच० 
१।१९० 4. कठोरहृदयता, सरुती, कूरता--कार्कश्यं 
गमितेऽपि चेतसि--अमरु २४। 


कार्तवीर्यः | कृतवीयं‡-अण्‌ ] कृतवींये का पुत्र, हैहय देश 
का राजा, जिसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी 
(पूजा के फलस्वरूप उसने दत्तात्रेय से कई वर प्राप्त 
किये जैसे कि हजार भुजायें, स्वर्णमय रथ जो 
इच्छानुसार जहाँ चाहे जा सकता था, न्याय द्वारा 
अनिष्ट निवारण को शक्ति, दिग्विजय, शत्रुओं द्वारा 
अपराजेयता आदि (तु रघु, ० ६।३९) । वायुपुराण के 
अनुसार धर्म तथा न्याय पूर्वक उसने ८५००० वर्ष तक 
राज्य किया तथा १०००० यज्ञ किए । वह रावण 
का समकालीन था, उसने रावण को अपनी नंगरी के 
एक कोने में पशु को भाँति बन्दीखाने में डाल दिया 
--8ु० रघु० ६।४०, कार्तवीर्यं को परशुराम ने मार 
डाला, क्योकि वह परशुराम के पूज्य पिता जमदग्नि 
की कामधेनु को उड़ा कर ले गया था। कातंवीयं 
को सहस्राजून भी कहते हैं) । 

कातस्वरम्‌ [ कृतस्वर--अण्‌ ] सोना,--स तप्तकातंस्वर- 
भासुराम्बरः--शि० १।२०, (दंडेन--का० ८२। 

कार्तान्तिकः [ कृतान्तञ-ठक्‌ ] ज्योतिषी; भाग्यवक्ता-कार्ता- 
न्तिको नाम भूत्वा भुवं बश्नाम--दश० १३०। 

कातिक (वि०) (स्त्री०--की) [ कृत्तिकाञ-अण्‌ ] कातिक 
मास से संबंध रखने वाला--रघु० १९३९,--कः 
1. वह महीना जब कि पूरा चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र के 
निकट रहता है (अक्तुबर-नवम्वर महीना) 2. स्कन्द 
का विशेषण, (--को) कातिक मास की पूर्णिमा । 

कातिकेयः [ कृत्तिकानामपत्यं ढक्‌ ] स्कन्द (क्योंकि 
उसका पालन-पोषण छः कृतिकाओं द्वारा हुआ था) 
भारतीय पौराणिकता के अनुसार कातिकेय युद्ध का 
देवता है, शिव जी का पुत्र है स उसके जन्म में 
किसी स्त्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है) उसके जन्म 
के विषय में बहुत सी परिस्थितियों का उल्लेख मिलता 
हे 1 शिव ने अपना वीय अग्नि में फेंका (जो कि 
कबूतरी के रूप में शिव के पास गई जब कि वह 
पारवती के साथ सहवास का सुखोपभोग कर रहे थे) 
जिसने इसे सहन न करने के कारण गंगा में फेंक 
दिया (इसीलिए स्कन्द को अग्निभू या गंगापृत्र भी 
कहते हैं) । उसके पश्चात्‌ यह छः कृत्तिकाओं (जब 
बह गंगा में स्नान करने गई) में संक्रांत कर दिया 
गया । फलस्वरूप वह सब गर्भवती हुई और प्रत्येक 
ने एक-एक पूत्र को जन्म दिया परन्तु बाद में इन छः 
पत्रों को बड़े रहस्यमय ढंग से जोड़ कर एक कर 
दिया गया, इस प्रकार वह छः सिर, बारह हाय तथा 
बारह आँखों बाला असावारण रूप का व्यक्ति बना 
(इसीलिए उसे कातिकेय, षडानन या षग्मुख कहते 
हैं) । दूसरी कहानी के अनुसार गंगा ने शिव के 
वौयं को सरकंडों में फेंक दिया, इसी कारण उसे शर 


( २७० 


वनभव या शरजन्मा कहते हैं। कहते हैं कि उसने 
क्रौंच पहाड़ को विदीर्ण कर दिया इसीलिए बह क्रौंच- 
दारण कहलाता है । एक शक्तिशाली राक्षस तारक 
के विरुद्ध बुद्ध में वह देवताओं को सेना का सेनापति 
था--जिसम उसने राक्षसों को परास्त करके तारक 
को मार डाला, इसीलिए उसका नाम सेनानी और 
तारकजित्‌ है, उसका चित्रण मयूरारोही के रूप में 
किया जाता है) । सम०--प्रसुः (स्त्री०) पावती, 
कार्तिकेय की माता । 

कार्त्स्न्यम्‌ [कृत्स्न --प्यज्न ] पूर्णता, समग्रता, समूचापन 
~तान्नियोषत कात्स्त्यन द्विजाम्र्यान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ 
--मनु० ३१८३ | 

कादंभ (वि०) (स्त्री मी) [कदेम--अण्‌] कीचड़ से 
भरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ या गारे से लथपथ । 

कार्पेट: [कपट+-अण्‌] 1. आवेदक, अभियोक्ता, अम्पर्थी 
2. चिथडा 3. लाक्षा । 

कार्पटिकः [कर्पट-+-ठक्‌] 1. तीर्थयात्री 2. तीर्थो के जलों 
को ढोकर अपनी आजीविका कमाने वाला 3. तीर्थ- 
यात्रियों का दल 4. अनुभवी पुरुष 5. पिछलग्गू । 

कार्पभ्यम्‌ [कृपण+-ष्यञ्ग्‌] 1. गरीबी, दरिद्रता, गरीबी- 
व्यक्तकार्पण्या 2. दया, रहम 3. कंजूसी, बुद्धिदीर्बल्य 
--भभ० २।७ 4. लघुता, हल्कापन । 

कार्पास (वि०) (स्त्री०--सी) [ कर्पास+-अण्‌ ] रूई का 
बना हुआ,- सः,--सम्‌ रूई की बनी हुई कोई वस्तु 
--मनु० ३८।३२६, १२।६४ 2. कागज,--सी रूई का 
पौधा, बाडी । सम० --अस्थि (नपुं०) कपास का बीज 
बिनौला, --नासिका तकुआ,--सौत्रिक (वि०) रूई के 
सूत से बना हुआ--याज्ञ० २१७९ । 

कार्पासिक (वि०) (स्त्री०--को) [कर्पास -{-ठक्‌] कपास 
का या रूई से बना हुआ । 


कार्पासिका, कार्पासी [कार्पासी+-कन्‌ -टाप्‌ हुस्व, कार्पास 
+डीय्‌ | रूई या कपास का पौधा, बाडी । 

कार्मण (वि०) (स्त्री-णी) {कर्मन्‌+-अण्‌] 1. काम को 
पुरा करने वाला 2. कार्य को पूर्ण रूप से भलीभांति 
करने वाला,--णम्‌ जादू, अभिचार - निखिलनयना- 
कर्षणे कार्मणज्ञा--भामि० २।७९, विक्रमांक० २।१४, 
८।२। 

कामिक (वि०) (स्त्री० --की) [कर्मन्‌ +-ठक्‌] 1. हस्तनि- 
मित, हाथ से बना हुआ 2. बेलबूटों से युक्त, रंगीन धागो 
से अन्तमिश्रित 3. रंगविरंगा या बेलजूटेदार वस्त्र । 

कार्मुक (वि०) (स्त्री०-की) [क्मंन्‌+-उकञ्ग्‌] काम 
करने योग्य, भलीभांति और पूर्णतः काम करने वाला, 
“~ कम्‌ । धनुष --त्वयि चाधिज्यकार्मुके -श० १।६ 
2. बाँस । 

कार्य (संज कृ०) [कृ‡-प्यत्‌] जो किया जाना चाहिए, 


) 


बनना चाहिए, सम्पन्न होना चाहिए, कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए आदि,--कार्या सँकतलीनहंसमिथुना स्रोतो- 
वहा मालिनी---श० ६।१६, साक्षिणः कार्या:--मनु ० 
८१६, इसी प्रकार दण्डः, विचारः आदि,---यम्‌ 
1. काम, मामला, बात--कार्य त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ 
कुं ३।१४, मनु० ५१५० 2. कतेव्य--शि० 
२।१ 3. पेशा, जोखिम का काम, आकस्मिक कार्य 
4. धामिककृत्य या अनुष्ठान 5. प्रयोजन, उद्देश्य, 
अभिप्राय --शि० २।३६, हि० ४६१ 6. कमी, आव- 
श्यकता, प्रयोजन, मतलब (करण० के साथ) -- कि कार्य 
भवतो हृतेन दयितास्नेहस्वहस्तेन मे - विक्रम० २।२०, 
तृणेन कार्य भवतीश्वराणाम्‌-पंचऽ १।७१, अमरु ७१ 
7. संचालन, विभाग 8. कानूनी अभियोग, व्यावहारिक 
मामला, झगड़ा आदि --बहिनिष्क्रम्य ज्ञायतां कः कः 
कार्यार्थीति--मृच्छ० ९, मन्‌ ० ८४३ 9. फल, किसी 
कारण का अनिवार्य परिणाम (विप० कारण) 
10 (व्या० में) क्रियाविधि, विभक्तिकार्य--रूपनिर्माण 
11. नाटक का उपसंहार-कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि 
रचयन्‌--मुद्राश ४।३ _ 12. स्वास्थ्य ( आयु ० ) 
13. मूल | सम०-अक्षम (वि०) अपना कार्य करने में 
असमर्थ अक्षम,-अकार्यविचारः किसी वस्तु के औचित्य 
से संबंध रखने वाली चर्चा, किसी कार्यप्रणाली के 
अनुकूल या प्रतिकूल विचारविमर्श,--अधिप: 1. किसी 
कार्यं या विषय का अधीक्षक 2. वह ग्रह या नक्षत्र जो 
ज्योतिष में किसी प्रश्‍न का निर्णायक होता है,--अ्थेः 
किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कायं का उद्देश्य, प्रयोजन 
मनु० ७1१६७ 2. सेवानियूक्ति के लिए आवेदनपत्र 
3. उद्देश्य या प्रयोजन,--अर्थिन्‌ (वि०) 1. प्रार्थना 
करने वाला 2. अपना उद्देश्य या प्रयोजन सिद्ध करने 
वाला 3. सेवा नियुक्ति की खोज करने वाला 
4. न्यायालय में अपने पक्ष का समर्थन करना, न्यायालय 
में जाने वाला--मृच्छ० ९-- आसनम्‌ किसी कार्य को 
संपन्न करने के लिए बैठने का स्थान, गद्दी,-- ईक्षणम्‌ 
सरकारी कार्यों की देखभाल--- मनु० ७।१४१,---उद्धारः 
कर्तव्य को पूरा करना, -कर (वि०) अचूक, गुण- 
कारी,--कारणे (द्वि० व०) कारण और कार्य, 
उद्देश्य और प्रयोजन,० भाव: कारण और कार्य का 
संबंध, काल: काम करने का समय, मौसम, उपयूक्त 
समय या अवसर,--गौरवम्‌ किसी कार्य की महत्ता, 
--चितक (वि०) 1. दूरदर्शी, सावधान, सतर्क, (-कः) 
किसी व्यवसाय का प्रबन्धकर्ता, कार्यकारी अधिकारी 
याज्ञ० २।१९१,-- च्युत (वि०) कार्यरहित, बेकार, 
किसी .पद से बर्खास्त,-दर्शनम्‌ 1. किसी कार्य का 
निरीक्षण करना 2. सार्वजनिक मामले की पूछताछ 
--निर्णयः किसी बात का फैसला,--पुटः 1. निरर्थक 


( ९१ ) 


काम करने वाला आदमी 2. पागल, सनको.. विक्षिप्त 
3. आलसी व्यक्ति, --प्रहेषः: काम करने में अरुचि, 
आलस्य, सुस्ती,--प्रेष्यः अभिकर्ता, दूत,---बस्तु (न०) 
लक्ष्य और उद्देश्य--विपत्ति: (स्त्री) असफलता, 
प्रतिकूलता, दुर्भाग्य--झेषः 1. बचा हुआ कार्य-मनु० 
७1१५३ 2. कार्य की पूति 3. किसी कार्य का अंश, 
सिद्धिः (स्त्री०) सकलता,--स्थानम्‌ काम करने की 
जगह, कार्यालय,-हंतू 1. दूसरे के कार्य में बाधा डालने 
बाला,--हि० १।७७ 2. दूसरे के हितों का विरोधी । 
कार्यतः (अव्य०) [कायं + तसिल्‌] 1. किसी उद्देश्य 
या प्रयोजन के कारण 2. फलतः, अनिवायंतः । 

काइयंम्‌ [कश्‌ --ष्यडा] 1. पतलापन, दुर्बलता, दुबलापन 
--मेघ० २९ 2. छोटापना, अल्पता, कमी--रघु० 
५।२१ । 

कार्षः [ कृषि--ण | किसान, खेतीहर । 

कार्षापणः,--णम्‌ (या पणकः) [ क्षं {-अण्‌ ==कार्षः, आ 
ज पण्‌ +-घञ््‌ =आपणः, कार्षस्य आपणः ब० स० ] 
भिन्न भिन्न मूल्य का सिक्का या बट्टा-मनु० ८।१३६, 
२1२८२, (कर्ष) ,-~ णम्‌ धन । 

कार्षापणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ कार्षापण-+-टिठन्‌ ] 
एक कार्षापण के मूल्य का । 

कार्षिक == कार्षापण । 

कार्ष्ण (वि०) (स्त्री०७---ष्णी) [ कृष्ण--अण्‌ ] 1. कृष्ण 
या विष्णु से सम्बन्ध रखने वाला,--रघु० १५।२४ 
2. व्यास से सम्बन्ध रखने वाला 3. काले हरिण से 
सम्बन्ध रखने वाला--मनु० २।४१ 4. काला । 

कार्ष्णायस (वि०) (स्त्री०--सी ) [ कृष्णायस्‌+-अण्‌ ] 
काले लोहे से बना हुआ,---सम्‌ लोहा । 

कार्ष्णिः [ कृष्णस्य अपत्यम्‌ कृष्ण--इव्ञ्‌ ] कामदेव की 
उपाधि--शि० १९।१० । 

काल (वि०) (स्त्री०--ली) [ कु ईषत्‌ कृष्णत्वं लाति 
ला-क, को: कादेशः ] 1. काला, काले या काले- 
नीले रंग का 2. समय --विलंबितफलै: कालं निनाय 
स॒ मनोरथैः---रघु० १।३६, तस्मिन्‌ काले-उस समय, 
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌--हि० 
१।१, बुद्धिमान्‌ अपना समय बिताते हैँ 3. उपयुक्त या 
समुचित समय (किसी कार्य को करने के लिए) उचित 
समय या अवसर (संबं०, अधि०, सम्प्र तथा तुमु- 
म्नंत के साथ) --रघु० ३३१२, ४६, १२।६९, पर्जन्यः 
काळवर्षी--मृच्छ० १०, ६० 4. कालका अंश या 
अवधि (दिन के घण्टे या पहर) -- षष्ठे काले दिवसस्य 
-विक्रम० २। मनु० ५।१५३ 5. ऋतु 6. बैशे- 
पिकों के द्वारा नौ द्रव्यो में से 'काल' नामक एक द्रव्य 
7. परमात्मा जो कि विश्व का संहारक है, क्योंकि 
वह संहारक नियम का मूर्तरूप हे - काल: काल्या 


भुवनफलके क्रीडति प्राणिशारेः--भतु ३1२३९ 
8. मृत्यु काः देवता यम,,---कः कालस्य न गोचरान्तरगतः 
--पंच० १।१४६ 9. भाग्य, नियति 10. आँख की 
पुतली का काला भाग 11. कोयल 12. शनिग्रह 13. शिव 
14. काल की माप (संगीत और छन्दः शास्त्र में) 
15. कलाल, शराब खींचने तथा बेचने वाला 16. अनुभाग, 
खण्ड,--लम्‌, लोहा 2. एक प्रकार का सुगंधित 
द्रव्य । सम०--अक्षरिकः साक्षर, पढ़ा लिखा,-अगुरुः 
एक प्रकार का चन्दन का वृक्ष, काला अगर--भामि० 
१।७०, रघु ० ४८१ (नपुं०) उस वृक्ष की लकड़ी, 
ऋतु० ४५, ५॥५,--आग्नि',--अनलः सृष्टि के अन्त 
में प्रलयाग्नि,--अंग (वि०) काले नीले शरीर वाला, 
(जैसे कि काली नीली घारवाली तलवार) ,-अजिनंम्‌ 
काले हरिण की खाल,--अञ्जनस्‌ एक प्रकार का अंजन 
या-सुर्मा कु० ७२०, ८२,-अण्डजः कोयल,-अतिरेकः 
समय की हानि, विलंब,--अत्ययः 1. विलंब 2. समय 
का बीतना 3. कार के बीत जाने के कारण हानि, 
अध्यक्षः 1. 'समय का प्रधायक' सूर्यं की उपाधि 
2. परमात्मा,-अनुनादिन्‌ (पुं ° ) 1. मधुमक्खी 2. चिड़िया 
3. चातक पक्षी,--अन्तकः समय जो मृत्यु का देवता 
माना जाता हैं, सर्वसंहारक,---अन्तरम्‌ 1. अन्तराल 
2.समय की अवघि 3. दूसरा समय या अबसर, आवृत्त 
(वि०) काल के गर्भ में छिपा हुआ, “क्षम (वि०) 
विलम्ब को सहन करने के योग्य--अकालक्षमा देव्याः 
शरीरावस्था--का०- २६२, श० ४, विषः चूहे की 
भाँति केवल क्रोधित किये जाने पर ही जहरीला जन्तु, 
—भञ्जः काला जल से भरा हुआ बादल,--अयसम्‌ 
लोहा,--अवधिः नियत किया हुआ समय, अशुद्धिः 
(स्त्री) शोक मनाना, सूतक, पातक या जन्म-मरण 
से पैदा होने वाला अशौच, दे० अशौच,-- आयसम्‌ 


-लोहा,--उष्त (वि०) ऋतु आने पर बोया हुआ, 


--कळजम्‌ नीलकमल,-_कटम्‌,-कटः शिव की उपाधि, 
कण्ठः 1. मोर 2. चिडिया 3. शिव की उपाधि 
--उत्तर० ६,--करणम्‌, समय. का नियत करना 
--काणिका,--कणीं दुर्भाग्य, मुसीबत,--कर्मन्‌ (न०) 
मृत्यु, कीलः कोलाहल,--कुण्ठ: यम,---कूटः, टम्‌ 
(क) हलाहल विष (ख) समुद्र मन्थन से प्राप्त तथा 
शिव द्वारा पिया गया--अद्यापि नोज्ञति हरः किल 
कालकूटम्‌ --चौर० ५०,--कृत्‌ (पुं०) 1. सूर्यं 2. मोर 
3. परमात्मा, --क्रम: समय का बीतना, समय का 
अनुक्रम--कालक्रषेण--समय पाकर, समय के अनुक्रम 
या प्रक्रिया में, कु० १।१९,--क्रिया 1. समय नियत 
करना 2. मृत्यु, - क्षेपः 1. विलंब, समय की हानि 
--मेघ० २२, मरणे कालक्षेपं मा कुरु--पंच० १ 2. 
समय बिताना,--खड्जनम्‌,--खण्डम्‌ यकृत्‌, जिगर, 


( २७२ ) 


ना गंगायमुना नदी,---प्रस्थि: एक वर्ष ---चक्रम्‌ 1. समय 
का चक्र (समय सदैव घुमते हुए पहिए के रूप में 
वणित किया जाता है) 2. चक्र 3. (अतः) (आलं० ) 
संपत्ति का चक्र, जीवन की परिस्थितियां,--चिह्नम्‌ 
मृत्यु के निकट आने का समय,--चोदित (वि०) यम- 
दुतो के द्वारा बुलाया हुआ--ज्ञ (वि०) (किसी कार्य 
के) उचित समय या अवसर को जानने वाला---अत्या- 
रूडो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः--रघु० १२1३३, 
शि० २।८३--्ञः 1. ज्योतिषी 2. मुर्गा,-- भ्यम्‌ तीन 
काल, भूत, भविष्य और वर्तमान--“दर्शी--का० ४६, 
= दण्ड: मुत्यु,--धर्म:,-- धर्मन्‌ (पुं ०) 1. किसी विशेष 
समय के लिए उपयुक्त आचरण रेखा 2. निदिष्ट 
काल, मृत्यु--न पुनर्जीवितः कञ्चित्कालघर्म मुपागत: 
-एमहा२०, परीताः कालूघमंणा-आदि,--धारणा समय- 
वृद्धि,--नियोग: भाग्य या नियति का समादेश, भाग्य- 
निर्णय -कि० ९।१३,--निरूपणम्‌ समय का निर्घा- 
रण करना, कालविज्ञान,--नेमिः 1. समय चक्र का 
घेरा 2. एक राक्षस जो रावण का चाचा था और जिसे 
हनुमान्‌ को मारते का काम सौंपा गया था 3. सौ हाथों 
वाला राक्षस जिसे विष्णु ने मारा था,--पक्व (वि०) 
अपने समय पर पका हुआ--अर्थात्‌ स्वतः स्फ्‌ते 
“मनु० ६1१७, २१, याज्ञ० ३।४९,--परिवास: 
थोड़े समय तक पड़े रहने वाला जिससे कि बासी 
जाय, --पाश: यम या मृत्यु का जाल, -- पाशिकः 
जल्लाद,- पृष्ठम्‌ 1. काले हरिण की जाति 2. बगला 
( कम्‌) 1. कर्ण का धनुष--वेणी ०.४ 2. सामान्य 
धनुष, - भ्रभातम्‌ शरत्काल (बरसात के पश्चात्‌ आने 
वाले दो मास का समय सर्वोत्तम समझा जाता है), 
~ भक्षः शिव की उपाधि,--मानम्‌ समय का मापना, 
"मुख: लंगूरों की एक जाति, -मेषी मंजिष्ठा पौधा, 
"य्यवन: यवनो का राजा कृष्ण का शत्रु, यादवों के 
कृष्ण के लिए अपराजेय शत्रु, युद्ध क्षेत्र में उसका 
मारना असम्भव समझ कर कृष्ण ने उसको कपट से 
मुचकुन्द की गुफा में धकेल दिया जिसने उसको भस्म 
करके उसका काम तमाम कर दिया । --याषः,-याप- 
नम्‌ टालमटोल करना, देर लगाना, स्थगित करना, 
योगः भाग्य, नियति, -योगिन्‌ (प्‌) शिव की 
उपाधि,-- रात्रि, --रात्री (स्त्री) 1. अन्धेरी रात 
2. विश्व की समाप्तियूचक महाप्रलय की रात (दुर्गा 
के साथ समरूपता दिखाई गई हैँ) ,--लोहम्‌--स्टील, 
इस्पात,---विप्रकर्षे: काल को वृद्धि,---बुद्धिः (स्त्री०) 
सामयिक व्याज (मासिक त्रैमासिक या बँध समय पर 
देय) ` -मनु ० ८1१५३, - बेला शनिकाल, अर्थात्‌ दिन 
का विशिष्ट समय (प्रतिदिन आधा पहर) जब कि 
किसी भी प्रकार के धर्मकृत्य का करता उचित समझा 


जाता है,--संरोध: 1. बहुत देर तक काम में हाथ न 
डालना--मनु० ८1१४३ 2. किसी लम्बे समय का क्षय 
होना,--सद्श(वि०) उपयुक्त, सामयिक,-- सर्प: काले 
और अत्यन्त विषैले साँप की जाति, --सार: काला 
हरिण, - सूत्रम्‌, - सूत्रकम्‌ 1. समय या मृत्यु की डोरी 
2. एक विशेष नरक का नाम- याज्ञ० २।२२२, मनु» 
४।८८--स्कन्धः तमाखू का पेड़,- - स्वरूप (वि०) 
मृत्यु जैसा भयडुर,--हर:-शिव की उपाधि,-हरणम्‌ 
समय की हानि, विलम्ब--श० ३, उत्तर० ५,-हानिः 
(स्त्री ०) विलम्ब---रघु० १३।१६। 


कालकम्‌ [काल+-कन्‌] यकृत्‌, जिगर, -- कः 1. मस्सा, झाई 


2. पनीला साँप 3. आंख की पुतली काला भाग । 


कालंञ्जरः [कालं जरयति-काल +-जु+णिच्‌ +अच्‌] 1. एक 


पहाड़ तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश (बतंमास करिजर 
2. घामिक भिक्षुओं या साधुओं की सभा 3. शिव की 
उपाधि । 


कालशेयम्‌ [कलशि--ढक्‌] छाछ, मट्ठा (मन्थन के द्वारा 


जो कलशी में उत्पन्न होता है) । 


काला [काल-!-अच्‌--टाप्‌] दुर्गा की उपाधि । 
कालापः [कालो मृत्यु: आप्यते यस्मात्‌-काल. | आप्‌ +-घञ्य ] 


1. सिर के बाल 2. सांप का फण 3. राक्षस, पिशाच, 
भूत 4. 'कलाप' व्याकरण का विद्यार्थी 5. 'कलाप' 
व्याकरण का वेत्ता । 


कालापकः [कालाप--वृन्‌] 1. 'कलाप' के विद्यार्थियों का 


समूह्‌ 2. कलाप को शिक्षा या उसके सिद्धांत । 


कालिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [काल+-ठक्‌] 1. काल 


संबंधी 2. कालाथित विशेषः कालिकोःवस्था-- अमर० 

3. मौसम के अनुकूल, सामयिक,-कः 1. सारस, 2. बगला, ! 
“का 1. कालापन, काला रंग 2. मसी, स्याही, 

काली मसो 3. कई किस्तों में दिया जाने वाला मूल्य 

4. निदिष्ट समय पर दिया जाने वाला सामयिक ब्याज 
5. बादलों का समूह, धनघोर घटा जिसके बरसने का 
डर हो--कालिकेव निविडा बलाकिनी -- रघु०११।१५ 

6. सोने में मिलाया जाने वाला खोट 7. यकृत्‌, जिगर 
8. कौवी 9. बिच्छू 10. मदिरा 11. दुर्गा,-कम्‌ काले 
चन्दन की लकड़ी । 


कालिङ्ग (वि०) (स्त्री ०--गी) [कलिङ्ग + अण्‌ ] कलिंग देश 


में उत्पन्न या उस देश का,---गः कलिंग देश का राजा 
-- प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्ैरगजसाधनः--रघु०४।४० 
2. कलिंग देश का साँप 3. हाथी 4. एक प्रकार की 
ककड़ी,- याः (ब० व०) कलिंग देश--दे० कलिग, 
गम्‌ तरबूज । 


७. 


कालिन्द (वि०) (स्त्री७ - दी) [कलिन्द--अण्‌ -- कलिन्द 


पहाड़ या यमुना नदी से प्राप्त या संबद्ध --कालिन्द्याः 
पुलिनेशु केलिकुपिताम्‌ -वेणी ० १२, .रघु० १५२८ 


( २७३ ) 


श[० ४॥१३। सम०--कर्षणः,--भेदनः वलराम का 
विशेषण,--सुः (स्त्री०) सूर्य की पत्नी संज्ञा,--सोदरः 
मृत्यु का देवता यम । 

कालिमन्‌ (पुं०) [काल--इमनिच्‌] कालापन-अमरु ८८ 
शि० ४, ५७ । 

कालिय: [के जले आलीयते--क--आ--ली--क] अत्यन्त 
विशालकाय सर्प जो कि यमुना नदी की तली में रहता 
था। यह स्थान सौभरि ऋषि के शाप के कारण साँपों 
के शत्रु गरुड के लिए निषिद्ध था। कृष्ण ने जब कि 
अभी वह बालक ही था उस साँप को कुचल दिया 
--रघु० ६४९ । सम० --दसनः--मर्दन: कृष्ण के 
विशेषण । 

काली [काल--डीप्‌] 1. कालिमा 2. मसी, काली मसी 
3. पार्वती की उपाधि, शिव की पत्नी 4. काले बादलों 
की पंक्ति 5. काले रंग की स्त्री 6. व्यास की माता 
सत्यवती 7. रात,-तनयः भैंसा । 

कालीकः [के जले अलति पर्याप्तोति--क न-अल्‌-इकन्‌ 
पृषो० दीघंः] एक प्रकार का बगला, क्रौञ्च पक्षी । 

कालीन (वि०) [काल--ख] 1. किसी विशिष्ट समय से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. ऋतु के अनुकूल । 

कालीयम्‌,-- कम्‌ [काळ + छ, कन्‌ वा] एक प्रकार की चन्दन 
की लकड़ी 1 

कालुष्यम्‌ [कल्‌प-- ष्यञ्‌] 1. मलिनता, गन्दगी, गन्दला- 
पन, पंकिलता (आलं० से भी) --कालुष्यमुपयाति बुद्धिः 
__का० १०३, गन्दली या मलिन हो जाती है 
2. धृंधलापन 3. असहमति । 

कालेय (वि०) [कलि--ढक्‌] कलि-युग से सम्बन्ध रखने 
वाला, -- यम्‌ 1. जिगर 2. काली चन्दन की लकड़ी 
--कु० ७।९ 3. केसर, जाफ़रान । 

कालेयरुः (पुं०) 1. कुत्ता 2. चन्दन की जाति। 

काल्पनिक (वि०) (स्त्री ०--की) [कल्पना -ठक्‌] 1. केवल 
विचारों की, बतावटी-काल्पनिकी व्युत्पत्ति:-2. खोटा, 
बनावटी (किसी कला से) । 

काल्य (वि०) [काल्‌ =-यत्‌] 1. समय पर, ऋतु के अनुकूल, 
रुचिकर, सुहावना, शुभ, -ल्यः पौ फटना, प्रभातकाळ 
होना । 

काल्याणकम्‌ [कल्याण य-बुञा | मांगल्य, शुभ । 

कावचिक (वि०) (स्त्री०--को) [कवच--ठव्य | जिरह 
बस्तर सम्बन्धी कवचधारी,--कम्‌ कवचधारी व्यक्तियों 
का समूह । 

कावृकः [कुःसतो वृक इव, वा ईषत्‌ वृक इव, कोः कादेशः] 
1. मुर्गा 2. चक्रवाक पक्षी । 

कावेरम्‌ [कस्प सूर्यस्य इव, वा ईषत्‌ वेरम्‌ अङ्ग यस्य ज्यो- 
तिर्मयत्वात्‌ | केसर, ज़ाफ़रान । 

कावेरी [कं जलमेव बेरं शरीरमस्याः--कञ वेर{-अण्‌+- 
३५ 


डीप्‌] दक्षिणभारत में बहने वाली एक नद्गी--कावेरीं 
सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरीत्‌- रघु० ४1४५ 
2. [कुत्सितं वेगं शरी रमस्याः] वेश्या, रंडी । 
काव्य (वि०) [कवि +ग्यत्‌] 1. ऋषि या कवि के गुणों 
से युक्त 2. मंत्रद्रष्टाविषयक या पैगस्बरी, प्रेरणा-प्राप्त, 
छन्दौबद्ध,--व्यः राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, व्या 
1. प्रज्ञा 2. सखी,-ब्यम्‌ 1. कविता, महाकाव्य,-मेघदूतं 
नाम काव्यम्‌ 2. काव्य, कविता; कवितामयी रचना 
(काव्य शास्त्र के रचयिताओं ने काव्य की भिन्न भिन्न 
परिभाषाएँ दी है--तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती 
पुनः क्वापि- काव्य० १, वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
_ सा० द० १, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
_रस०, शरीर तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
--काव्या० ११०, दे० चन्द्रा० १७ भी 3. प्रस- 
न्ता, कल्याण 4. बूद्धिमत्ता, अन्तः प्रेरणा । सम० 
_ अर्थः कवितासम्बन्धी चिन्तन या विचार, “चोर: 
दूसरे कवि के विचारों का चोर, काव्य चौर, यदस्य 
दैत्या इव छूण्ठताय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति 
__बिक्रम० १११,-- चौर: दूसरे व्यक्तियों की कवि- 
ताओं को चुराने वाला, मीमांसकः साहित्यशास्त्री, 
विवेचक,--रसिक (वि०) जो काव्य के सौन्दर्य को 
सराह सके या काव्यरस रखता हो,--लिगम्‌ एक अलं- 
कार, इसकी परिभाषा --काव्यलिङ्गंहेतोर्वाक्य पदार्थता 
__काव्य० १०, उदा०--जितोऽसि मन्द कन्दर्पं मच्चि- 
स्ेऽस्ति त्रिलोचनः--चन्द्रा० ५।११९। 
(स्वा०, दिवा० आ०--काश--श्य-ते, काशित) 
1. चमकना, उज्ज्वल या सुन्दर दिखाई देना--रघु० 
१०।८६, ७।२४; कु० १२४, भट्टिः २२५, शि० 
६७४ 2. प्रकट होना दिखाई देना,--नैवभूमिर्न च 
दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे--महा० 3. प्रकट होना, 
की भांति दिखाई देना, निस्‌ . , (प्रेर०) 1. निकाल 
देना, निर्वासित करना, ठेल देना, जलावर्तेन करना-- 
दे० निस्‌ पूवैक कस्‌-- खोलना 2. प्रकाशित करना 
3. दृष्टि के सामन प्रस्तुत करना, प्र-,चमकना, 
उज्ज्वल दिखाई देना 2. दिखाई देना, प्रकट होना 


काश्‌ 


--एषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते---कठ ० 
3. की भांति दिखाई देना या प्रकट होना (प्रेर०) 


1. दिखाना, प्रदर्शित करना, आविष्कार करना, उद्घा- 
टित करना, व्यक्त करना--अवसरोअ्यमात्मानं प्रकाश- 
यितुम्‌--श० १, सां० का० ५९ 2. प्रकाश में लाना, 
प्रकाशित करना, उद्घोषणा करना--कदाचित्कृपित॑ 
मित्रं सर्वदोषं प्रकाशयेत्‌- चाण० २० 3. मुद्रित 
करवाना, प्रकाशित करना (पुस्तक आदि) - प्रणीत: 
न तु प्रकाशित:--उत्तर० ४ 4. रोशनी करना, 
(दीपक) जलाना--यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोक- 


( २७४ ) 


मिमं रवि:--भग० १३।३३, ५1१६, प्रति, 
तरह प्रकट होना 2. विरोध या विषमतास्वरूप चम- 
कना, वि--, 1. खिलना, खुलना (फूल की भांनि) 
2. चमकना,--सम्‌ , की भाँति दिखाई देना । 

काश.,--शम्‌ [काश [अन्‌] छत में या चटाइयों के बनाने 
के लिए प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का घास 
ऋतु ३१ २,--झम्‌ 'काश नामक घास का 
फूल कु० ७1११, रघु० ४।१७, ऋतु० ३।२८,— ञ्जः 
न्त्कासः | 

काशि (पु० ब० व०) [काञ्‌+-इक्‌] एक देश का नाम । 

काशि:,--शी (स्त्री० ) [काश्‌ -इन्‌, काश -- अच्‌ --डीप ] 
गंगा के कितारे स्थित एक प्रसिद्ध नगरी, वर्तमान 
वाराणसी, सात पावन नदियों में से एक-_दे० 
कांची । सम०--पः शिव की उपाधि,---राजः एक 
राजा का नाम, अंबा, अंबिका और अंबालिका के 
पिता । 

काशिन्‌ (वि०) (स्त्री०---नी) (प्रायः समास के अंत में) 
[काश्‌ +-इन्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] दीप्यमान, किसी का रूप 
धारण किये हुए दिखाई देने वाला या प्रकट होने 
वाला, उदा० जितकाशिन्‌ जो काशि के विजेता 
की भांति व्यवहार करता है--दे० । 

काशो--दे० काशि। सम०-नाथः शिव की उपाधि, 
- यात्रा वाराणसी को तीर्थयात्रा । 

काइमरी [काश्‌+वनिप, र, डीप्‌, पृषो० मत्वम्‌] एक 
पौधा जिसे लोग बहुधा गांधारी के नामसे पुकारते 
हैं,--काइमर्याः कृतमालमुद्गतदलं को यप्टिकष्टीकते 
-मा० ९७ । 

काइमीर (वि०) (स्त्री--री) किश्मीर+-अण्‌] काश्मीर 
में उत्पन्न, काइमीर का या काइमीर से आने वाला, 
र्‍र्‍राः (ब० व०) एक देश और उसके निवासियों 
का नाम -दे० कश्मीर भी, -रम्‌ 1. केसर, जाफरान 
“एकाइ्मी रगन्धमृगनाभिकृताङ्ग रा गाम्‌ --चौर० ८, 
भर्तृ० १, ४८, काइमीरगौ रवपुपामभिसारिकाणाम्‌ 
--गीत० ११, १ भी 2. वृक्ष की जड | सम० - जम्‌, 
~जन्मन्‌ (नपुं०) केसर, जाफ्रान- भामि० १।७१, 
शि० ११।५३। 

काश्यम्‌ [कुत्सितम्‌ अश्यं यस्मात्‌ व० स०] मदिरा । सम» 
---पम्‌ मांस । 

काश्यपः [कश्यप -|-अणू ] 1. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 
2. कणाद । सम०--नन्दनः 1. गरुड की उपाधि 
2. अरुण का नाम । 

काश्यपिः [कव्यपू|-इव्य ] गरुड और अरुण का 
विशेषण । 

काइयपी [कराइयप--डीप | पृथ्वी,-- तानपि दघासि मातः 
काइयपि यातस्तवापि च विवेक:--भामि० १।६८। 


1. की | काषः [कष्‌--घज्ण_] 1. रगड़ना, खुरचना--पथिषु विट- 


पिनां स्कन्धक्तार्ष: स धूम:--वेणी० २1१८ 2. जिससे 
कोई वस्तु रगडी जाय (जैसे कि वृक्ष का तना) 
““लीनालिःसुरकरिणां कपोलकाप:--कि० ५1२६, दे? 
'कपोलकाप' । 

काषाय (वि०) (स्त्री०-यी) [कषाय-- अण्‌] लाल, 
गेरुए रंग में रंगा हुआ--काषायवसनाधवा--अमर० , 
थम्‌ लाल कपड़ा या वस्त्र-इमे काषाये गृहीते 
मालवि० ५, रघु० १५।७७ । 

काष्ठम्‌ [काश्‌ +-क्त्थन्‌] 1. लकड़ी का टुकड़ा, विशेषकर 
ईधन की लकड़ी मनु० ४।४९, २४१, ५1६० 
2. लकड़ी, शहतीर लकड़ी का लट्टा या टुकड़ा-- यथा 
काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदघौ--हि० ४६९ 
मनु० ४४० 3. लकड़ी याज्ञ० २२१८ 4. लम्वाई 
मापने का उपकरण। सम०-अगारः- -अयारम्‌ 
लकड़ी का घर या घेरा,--अम्बुवाहिनी -- लकड़ी का 
डोल,--कदली जंगली केला,-- कीट: घुण, एक छोटा 
कीड़ा जो सूखी लकड़ी में पाया जाता है, कट, 
“कूद: खुटबढ़ई, कटफोड़वा--पंच० १1३३ २, 
(जंगल में पाया जाने वाला जन्तु),-- क्दारू: लकड़ी 
की बनी एक कुदाल जो किस्ती में से पानी उलीचने 
या उसकी तली को खू रचने और साफ करने के काम 
आती हैं, - तक्ष्‌ (पु ०)-- तक्षक: वढई,--- तन्तुः शहतीर 
में पाया जाने वाला छोटा कीड़ा,--दारु: दियार या 
देवदारु का वृक्ष,--द्रुः पलाश (ढाक) का वृक्ष, 
"प्रत्तलिका कठपुतली, कारु की बनी प्रतिमा, 
भारिकः लकड़हारा,---मठी (स्त्री) चिता, 

मल्ल: अर्थी, लकड़ी का चौखटा जिस पर मुर्दे को 

रख कर ले जाते हैं, - लेखक: लकड़ी में पाया जाने 
वाला छोटा कीड़ा, काष्ठकूट,--लोहिन्‌ (१०) लोहा 
जड़ा हुआ सोटा,--वाट:,-- टम्‌ लकड़ी की बनी 
दीवार । 

काष्ठकम्‌ [काष्ठ+- कन्‌] अगर की लकड़ी । 


काष्ठा[काश +-क्थन्‌ +-टाप्‌ ]1. संसार का कोई भाग या प्रदेश 
दिशा, प्रदेश--कि० ३1५५ 2. सीमा, हृद- स्वयं 
विशी्णद्रुमपणवृत्तिता परा हि काप्ठा तपसः-_कु० 
५1२८ 3. अन्तिम सीमा, चरम सीमा, आधिक्य 
~ -काष्ठगतस्नेहरसानुविद्धम्‌- कु० ३।३५ 4. घुड़दौड़ 
का मैदान, मैदान 5. चिह्न, निर्दिष्ट चिह्न 

6. अन्तरिक्ष में बादल और वाया का मार्ग 7. काल 

की मापन उऊ. कला । 

काष्ठिकः | काप्ठ+-ठन्‌ ] लकड़हारा । 

काष्ठिका | काष्ठिक+-टाप्‌ | लकड़ी का छोटा टुकड़ा ! 

काष्ठीला (स्त्रीश) [ कुत्सिता ईपत्‌ वा अष्ठीलेव, को: 
कादेशः ] केले का पेड़ । 


( २७५ ) 


कास्‌ (भ्वा० आ० -कासते, कासित) 1. चमकना, दे० 
काशू 2. खांसना, किसी रोग को प्रकट करने वाली 
आवाज करना । 

कासः,-सा [ कास्‌-घञ्‌ | 1. खांसी, जुकाम 2. छींक 
आना, सम०-- कुण्ठ (वि०) खांसी से पीडित,--घ्न, 

हृत्‌ (वि०) खांसी दूर करने वाला, कफ 

निकालने वाला । 

कासरः (स्त्री ०--रो) | के जले आसरति--क--आ-+-सृ 
न-अच्‌ | भँसा । 

कासार:,-रम्‌ | कास्‌ +-आरन्‌, कस्य जलस्य आसारो यत्र 
ब० स० | जोहड, ताळाब, सरोवर - भामि० १।४३, 
भर्तृ १३२, गीत० २! 

कासू (शू) (स्त्री) | कासू न-ऊ | 1. एक प्रकार का 
भाला 2. अस्पप्ट भाषण 3. प्रकाश, प्रभा 4. रोग 
5. भक्ति | 

कासृतिः (स्त्री०) | कुत्सिता सरणिः कोः कादेशः | 
पगडंडी, गुप्त मार्ग । 

काहल (वि०) [कुत्सितं हलं वाक्यं यत्र ब० स०] 1. शुष्क, 
मूर्झाप्रा हुआ 2. शरारती 3. अत्यधिक, प्रशस्त 
विज्ञाल,--लः 1. बिल्ला 2. मुर्गा 3. कौवा 4. सामान्य 
ध्वनि,-लम्‌ अस्पष्ट भाषण,-ला बड़ा ढोल (सैनिक), 

“ली (स्त्री०) तरुण स्त्री | 

किवत्‌ (वि०) [ किम्‌ +-मतुप्‌, मस्य वः ] निर्धन, तुच्छ, 
नगण्य । 

किशारुः [ किम्‌ +शू+ज्यूण्‌ ] 1. अनाज की बाल का 
अग्रभाग, बाळ का सूत, सस्यशूक' 2. बगला, 
3. तीर। 

किशुकः [ किचित्‌ शुकः झुकावयवविशेष इव--] ढाक का 
पेड़ जिसके फूल बड़े सुन्दर परन्तु निर्गन्ध होते हैं 
(विद्याहीना न शोभन्ते निर्गधा इव किशुका:-चाण० ७, 
ऋतु० ६।२०, रधु० ९।३१,-कम्‌ ढाक का फूल, टेसू,-कि 
किशुकैः शुकमुखच्छविभिन दग्धम्‌ ऋतु० ६।२१। 

किशुलुकः | किंशुक नि० साध्‌: ] ढाक का वृक्ष, दे० 
किश्ुक । 

किड: [ कक्‌ --इन्‌ पृपो० इत्वम्‌ ] 1. नारियल का पेड़ 
2. नीलकण्ठ पक्षी 3. चातक, पपीहा ( इस पक्षी को 
किकिन्‌, किकिदिवि, और किकीदिवि भी कहते हैं ) । 

किडणी, किङ्टिणिक, किङ्किणी, किड्कणीका [ किचित्‌ 
कणति कण्‌ --इत्‌ +-डीपू, पृषो ० साधु:--किकिणी -- 
कन्‌ +टाप्‌, हस्वश्च | घुँघरु्दार आभूषण, करधनी 
-कॅवणसंकनक्रक्रिडंगी झणझणायितस्वन्दनैः उत्तर० 
५१५, ६1१, शि० ९७४, कु० ७४९ | 

किड्धिरः | किम्‌ +-क्‌ त-क | 1. घोड़ा 2. कोयल 3. मधु- 
मक्खी, 4. कामदेव 5. लाल रंग,--रम्‌ गजकुंभ, 
-- रा रुधिर ¦ 


किङ्किरातः [ किकिर-+-अत्‌ +-अण्‌ ] 1. तोता ' 2. कोयल, 
3. कामदेव 4. अशोक वक्ष । 

किञ्जलः,---किञ्जल्कः [किचित्‌ जलं यत्र ब० स०, किचित्‌ 
जलम्‌ अपवारयति--किम्‌ +-जल-+-क ] कमल का सूत 
या फूल या कोई दूसरा पौधा---आकर्पद्धि: पद्मकिज्ज- 
ल्कगन्धान्‌--उत्तर० ३।२, रघु० १५।५२ । 

किटिः [ किट्‌ +-इन्‌ +किच्च ] सूअर । 

किटिभ: [ किटि-भा--क्‌ ] 1. जृं, लीक 2. खटमल । 

किट्टम्‌, किट्टकम्‌ [ किट्‌ --क्त, स्वार्थे कन्‌ च ] स्राव या 
कोट, विष्ठा, गाद, मैल---अन्न" । 

किट्टालः [ किट्ट + अल्‌ {-अच्‌ ] 1. तांबे का पात्र 2. लोहे 
का जंग या मूर्चा । 


किणः [कण्‌ -- अच्‌ पृषो० इत्वम्‌] 1. अनाज, घट्ठा, चकत्ता, 
घाव का चिह्व,-ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वी- 
किणाङ्क इति--श० १।१३, मृच्छ० २।११, रघु० १६। 
८४, १८।४७, गीत० १ 2. चर्मकील, तिल या मस्सा 
3. घूण । 

किण्वम्‌ [ कण्‌--क्वन्‌, इत्वम्‌ ] पाप--ण्व:,-ण्वस मदिरा 
के निर्माण में खमीर उठाने वाला बीज, या औषधि 
नन मनु ० ८।३२६ । 

कित्‌ (म्वा पर०--केतति) 1. चाहना 2. रहना 
3. (चिकित्सति) स्वस्थ करना, चिकित्सा करना । 

कितवः (स्त्री०- वी) [ कि--क्त--कित--वा-+क | 
1. धूतं, झूझा, कपटी--अहंति किल कितव उपद्रवम्‌ 
--मालवि० ४, अमरु १७, ४१, मेघ० १११ 2. घतूरे 
का पौधा 3. एक प्रकार का गन्धद्रव्य । 

किन्धित्‌ (१०) [कि कुत्सिता घीबुंद्धिरस्य--किधी 
+इनि ] घोड़ा । 

किन्तर==दे० 'किम्‌' के नीचे । 

किस (अव्य०) [ कु+डिम्‌ बा० ] 'बुराई', “ह्वास' 'दोष' 
“कलंक' और निन्दा के भाव को प्रकट करने के लिए 
यह समस्त शब्द के आदि में केवल 'कु' के स्थान में 
प्रयुक्त होता है---उदा०-किसखा बुरा मित्र, किन्नरः 
-बुरा या विकृत पुरुष आदि, नीचे के समस्त पदों 
को देखो । सम०--दासः बुरा गुलाम या नौकर, 
--नरः बुरा या विकृत पुरुष, पुराणोक्त पुरुष जिसका 
सिर घोड़े का हो तथा शंप शरीर मनुष्य का--जयो 
दाहरणं बाह्वोर्गापयामास किन्नरानू-रघु० ४७८--कु० 
१।८, ईश: “ईश्वरः कुवेर का विशेषण (स्त्री ०--री) 
1. किन्नरी--मेघ० ५६ 2. एक प्रकार की बीणा, 
= पुरुषः घृणा के योग्य नीच पुरुष, किन्नर--कु० १। 
१४, ईश्वर: कुवेर का विशेषण,-- प्रभुः बुरा स्वामी 
या राजा -- हितान्न यः संख्यणुते स किप्रभृः,-कि० १।५, 
ना राजन्‌ (वि०) बुरे राजा वाला, (पुं) बुरा राजा, 
-सखि (पु०) (कतुँ०, ए० व०,--किसखा) बुरा 


किम्‌ (सर्वे वि०) ( 


( २७६ 


मित्र,--स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌--कि० 
११५ । 
(कतुं ० ए० व०, पु ०--कः) [ स्त्री० 
--का ] [ नपु ०--किम्‌ ] 1. कौन, क्या, कौतसा 
(प्रश्‍नवाचक के रूप में) --श्रजासु कः केन पथा प्रया- 
तीत्यञ्ञेपतो वेदितुमस्ति शक्ति:--श० ६1२६, करुणा- 
विमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हृतम्‌ 
--रधु० ८६७, का खल्वनेन प्रार्थ्यमानात्मना 
विकत्थते विक्रम ० २, कः कोऽत्र भोः, सर्वनाम के रूप 
में यह शब्द कभी कभी कार्य करने की शक्ति या 
अधिकार' को जताने के लिए प्रयुक्त होता है -उदा० 
के आया परित्रातुं दुप्यन्तमाक्रन्द--श० १, 'हम कौन 
है ?' अर्थात्‌ 'हममें क्या शक्ति है ?' आदि 2. नप्‌ ० 
(किम्‌) संज्ञा शब्दों के करण० के साथ प्रयुक्त होकर 
बहुधा अर्थ होता है, क्या लाभ है ? --कि स्वामि- 
चेष्टानिरूपणेन---हि १, 'लोभश्चेदगुणेन किम्‌' 
आदि भर्तु० २५५, कि तया दृष्टया श० हे, कि 
कुलेनोपदिष्टेन शींळमेवात्र कारणम्‌--मुच्छ० ९७, 
प्रायः 'अनिश्चय' अर्थ को प्रकट करने के लिए, 'किम्‌' 
के साथ अपि 'चित्‌' 'चन' 'चिदपि' या 'स्वित्‌' जोड़ 
दिया जाता है--विवेश करिचिज्जटिलस्तपोवनम्‌-कुं० 
५1३० कोई तपस्वी”; कापि तत एवागतवती 
ऱ्या मा० १, कोई स्त्री; कस्यापि कोऽपीति निवेदितं 
च--. १३३, किमति किमपि ''“जल्पतोरक्रमेण 
-.-उ. ११२७; कस्मिंश्चिदपि महाभागधेयजन्मनि 
भन्मथविकारम्‌ पलक्षितवानस्मि--मा० १, किमपि, 
किचित्‌ 'थोडा सा' 'कुळ'--याज्ञम २११६, उत्तर० 
६॥३५, 'किमपि' का अथे 'अवर्णनीय' भी है, दे० अपि, 
व्संभावना' के अर्थ को जतलाने के लिए कभी कभी 
'किम्‌' के साथ 'इव' भी जोड़ दिया जाता है (अधिक- 
तर काल के साथ बल और सौंदर्य को जोड़ने वाला) 
-विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं रघुपते:-उत्तर० 
६२० किमिव हिमब्ुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌--झा० 
१:२०, 'इव को भो दे०, (अव्य०) 1. प्रश्नवाचक 
निदा, - जातिमात्रेण कि कडिचद्धन्यते पूज्यते क्वाचित्‌ 
-+द्विं० १।५८, 'मारा जाता हैं या पूजा जाता हैं 
आदि, ततः किम्‌ --तो फिर क्या 2. क्यों 'किसलिए, 
2 करने वाला अव्यय किमकारणमेव 


eon 


किवा, अशवा, इन जब्दों को देखो) । 
(अव्य०) 1. कुछ अंश तक, कुछ, बहुत अंशों तक 
2. वर्णनातौत रूप से, अवर्णनीय रूप से (गुण, परिमाण 
ब प्रकृति आदि) 3. अत्यधिक, कहीं अधिक, किमपि 


a 


) 


कमनीयं वपुरिदम्‌--श० ३, किमपि भीषणं किमपि 
करालम्‌ --आदि,_अथं (वि०) किस उद्देश्य या 
प्रयोजन वाला--- किमर्थोऽयं यत्नः, अर्थम्‌ (अव्य) 
क्यों, किसलिए,--आख्य (वि०) किस नाम वाला 
--किमाख्यस्य राजर्षे: सा पत्ती--श० ७,-इति 
(अव्य०) क्यों निस्सन्देह, किस लिए निञ्चयार्थ, किस 
प्रयोजन के लिए (प्रश्‍न पर बर देने वाला), तत्कि- 
मित्यूदासते भरताः-- मा० १, किमित्यपास्याभरणानि 
यौवने धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ --कु० ५।४४। 
--उ, --उत 1. क्या, या (सन्देह या अनिश्चय को 
प्रकट करने वाला) ; --किमु विषविसर्पः किमु मदः 
--उत्तर० १।३५, अमरु ९ 2. क्यों (निस्संदेह), 
प्रियसुहुत्सार्थः किम्‌ त्यज्यते 3. और कितना अधिक, 
कितना कम,--यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता, 
एकैकमप्यनर्थाय किम्‌ यत्र चतुष्टयम्‌ । हि० प्र० 
११, सर्वाविनयानामेकँकमप्येषामायतनं किमुत 
समवायः--का० १०३, रघु० १४।६५, कु० ७।६५ 
~ कर: नौकर, सेवक, दास - अवेहि मां किङ्कुरमष्ट- 
मूर्ते---रघु० २।३५, (रा) सेविका, नौकरानी (री) 
सेवक की स्त्री,--कर्तव्यता---कार्यता वह अवस्था जब 
कि मनुष्य अपन मन में सोचता है कि अब क्या 
करना चाहिए, --किकर्तब्यतामूढः (यह समझने में 
असमर्थ या घबराया हुआ कि अब क्या करना चाहिए), 
--कारण (वि०) क्या कारण या कया तकं रखने 
वाळा,--किल (अव्य०) कैसी दयनीय अवस्था 
(असंतोष या दुःख, को अभिव्यक्त करने वाला--पा० 
३।३।१५१), न संभावयामि न मर्षयामि तत्रभवान्‌ कि 
किल वृपलं याजयिप्यति-सिद्धा०,--क्षण (वि०) 
जो कहता है कि 'एक मिनट का है ही क्या, एक 
आलसी पुरुष जो क्षणों की परवाह नहीं करता हे 
--हि० २।९१,-गोत्र (वि०) किस परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाला,--च (अव्य०) इसके अतिरिक्त 
और फिर, आगे,---चन (अव्य०) कुछ दर्जे तक, थोड़ा 
सा, --चित्‌ (अव्य०) कुछ दर्जे तक, कुछ, थोड़ा सा 
- किचिदुत्कान्तशैशवौ--रघु० १५३३, २।४६, 
१२।२१, “ज्ञ (वि०) थोड़ा सा जानने वाला, पल्लव- 
ग्राही, “कर (वि०) कुछ करने वाला, उपयोगी, 
--°काल:~-कुछ समय, थोड़ा सा समय "प्राण: थोड़ा 
सा जीवन रखने वाला, “मात्र (वि०)--थोडा सा, 
छन्दस्‌ (वि०) किस वेद से अभिन्ञ,-- तहि (अव्य०) 
तो फिर क्या, परन्तु, तथापि, - तु (अव्य०) परन्तु, 
तो भी, तथापि, इतना होते हुए भी--अवैमि चेना- 
मनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे--रघु० 
१४४०, १।६५,--देवत (वि०) क्रिस देवतः से 
सम्बद्ध, नामधेय, नामन्‌ (वि०) किस नाम वाला, 


( २७७ ) 


निमित्त (वि०) किस कारण या हेतु को रखने 
बाला, किस प्रयोजन वाला,--निमित्तम्‌ (अव्य०) 
क्यों, किस लिए, -नु (अव्य०) 1. क्‍्य़ा-कितु मे 
मरणं श्रेयो परित्यागो जनस्य वा --नल० १०१० 
2. और भी अधिक, और भी कम-मअपि त्रैलोक्य राज्यस्य 
हेतोः किन्नु महीकृते -भग० १३५ 3. क्या, निस्स- 
न्देह-किन्नु मे राज्येनार्थः,-नु खलु (अव्य०) 1. किस 
प्रकार से, सम्भवतः, कँसे है कि, क्या निस्सन्देह, 
क्यों, सचमुच - किन्नु खलू गीतार्थमाकर्ण्य इष्टजन- 
विरहादुतेऽपि बलवदृत्कण्ठितोऽस्मि--श° ५ 2. ऐसा 
न हो कि--किन्नु खलू यथा वयमस्यामेवमियमप्य- 
स्मान्‌ प्रति स्यात्‌ श० १,-- पचः पचान (वि०) 
कञ्जूस, कृपण,-- पराक्रम (वि०) किस शक्ति या 
स्फूर्ति से युक्त,--पुनर्‌ (अव्य०) कितना और अधिक 
या कितना और कम- स्वयं रोपितेषु, तरुषूत्पद्यते 
स्नेह: कि पुन रङ्गं भवेष्वपत्येषु-का० २९१, मेघ० ३, 
१७, विक्रम ३,--प्रकारम्‌ (अव्य०) किस प्रकार से, 
--प्रभाव (वि०) किस शक्ति से सम्पन्न, भूत 
(वि०) किस प्रकार का या किस स्वभाव का, रूप 
(वि०) किस शक्ल का, किस रूप का, वदन्ति, 
--ती (स्त्रीश) जनश्रुति, अफवाह मत्सम्बन्धात्‌ 
कश्मला किवदन्ती --उत्तर० ११४२, उत्तर० | 
__बराटकः अमितव्ययी, खर्चीला,--वा (अव्य०) 1. 
प्रश्नवाचक अव्यय---कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या 
ह० ७ 2.या (किम्‌--(क्या) का सहसम्बन्धी) 
--राजपुत्रि सुप्ता कि वा जागषि--पंच० १, तत्कि 
मारयामि कि वा विषं प्रयच्छामि कि वा पशुधर्मेण 
व्यापादयामि--त०, श्यूज्भार० ७,- विद (विः) 
कया जानने वाला,--व्यापार (वि०) किस कार्य को 
करने बाला,--शील (वि०) किंस आदत का, स्वित्‌ 
(अव्य०) क्या, किस तरह- अद्रेः शृङ्गं हरति पवनः 
किस्विदित्यून्मुखीभिः- मेघ० १४। 

कियत्‌ (वि०) | कि परिमाणमस्य किम्‌+ वतुप्‌, घः, किमः 
कि आदेशः | (कतुँ०, ए० व०, पु०--कियानू, स्त्री० 
---कियती, तप्‌० -- कियत्‌) 1. कितना बड़ा, कितनी 
दूर, कितना, कितने, कितने विस्तार का, किन गुणों 
का (प्रश्‍तवाचकता का बल रखने वाला) --किया- 
म्काळस्तवैवं सिवितस्य संजातः -पंच० ५, नै० १1१३०, 
अयं भूतावासो विमृश कियतीं याति न दक्षामू--शा० 
१।२५, ज्ञास्यति कियद्भुजो मे रक्षति--श० १।१३, 
कियदवशिष्टं रजन्या:--श० ४ 2. किस गिनती 
का अर्थात्‌ किसी अर्थ का नहीं, निकम्मा--राजेति 
कियती मात्रा-पंच० १४०, मातः कियन्तोऽरयः, 
वेणी० ५।९ 3. कुछ, थोड़ा सा, थोड़ी संख्या, चन्द 
(अनिश्चित बल रखने वाला) निजहृदि विकसन्तः 


सन्ति: सन्तः कियन्तः--भर्तृ ° २।७८, त्वदभिसरणरभः 
सेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती-- गीत ० 
६ । सम०--एतिका प्रयास, शक्तिशालीन घैयंयुक्त 
चेष्टा,--कालः (अव्य०) 1. कितनी देर 2. कुछ 
थोड़ा समय,-चिरम्‌ (अव्य०) कितनी देर तक-किय- 
नचिरं श्राम्यसि गौरि--कु० ५।५०,-दूरम्‌ (अव्य० ) 
1. कितनी दूर, कितनी दूरी पर, कितने फासले पर 
कियद्दूरे स जलाशयः--पंच० १, नै० ११३७ 
2. थोडी देर के लिए जरा सी दूर । 

किरः [ कु+क | सूअर! 

किरकः [ क्‌+-ण्बुळू ] 1. लिपिक 2. [ किर--कन्‌ ] सूअर 

किरण: [ कृक्यु ] 1. प्रकाश की किरण, सूर्य, चन्द्रमा 
था किसी दीप्येयान ज्योति की) किरण--रविकिरण- 


सहिष्णु--श० २।४, एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कूःकु० १३, शा? 


४६, रघु० ५७४, शि० ४1५८, व्मय 1. चमकदार, 
उज्ज्वल 2. रजकण ! सम०,--मालिन (पु) सूर्य । 

किरात: [ किरं पर्यन्तभूमिम्‌ अतति गच्छतीति किरातः ] 
एक पतित पहाड़ी जाति जो शिकार करके अपनी 
जीविका चलाती है, पहाड़ी,-वैयाकणकिरातादपशब्द- 
मृगाः क्व यान्तु संत्रस्ताः, यदि नटगणकचिकित्सक” 
ईतालिकवदनकन्दरा न स्युः । 1.सुभा०,कु० १।६, १५७ 
रत्न० २।३2. वही, जंगली 3. बौना 4. साईस, 
अइवपाल 5. किरातवेशधारी शिव, ताः (ब० व०) 
एक देश का ताम,-सम०--आझिन्‌ (पुं०) गरुड की 
उपाधि । 

किराती [किरात-+-डीष |1. किरात जाति की स्त्री, 2. चंवर 
ड्लाने वाली स्त्री--रघु० १६५७ 3. कुट्टिनी, दूती 
4. किरात के वेश में पार्वती 5. स्वर्गंगा । 

किरिः [ क्‌ +इ ] 1. सूअर, वराह 2. बादर । 

किरीटः,-टम्‌ [ कुस-कीटन्‌ ] मुकुट, ताज, चूडा, शिरो- 
बेष्टन-किरीटबद्धाञ्जलयः- कु० ७1९२ २. व्यापारी । 
सम०--धारिन्‌ (पु०) राजा । --मालिन्‌ (पुं०) 
अर्जुन का विशेषण । र 

किरीटिन्‌ (वि०) [ किरीट+-इनि ] ताज या मुकुट पहनन 
वाला,-भग० १११७, ४६, पंच० ३,--(प्‌०) 
अर्जुन--भग० ११३५, (महा? में इस नामकरण की 
व्याख्या इस प्रकार है-पुरा शक्रेण मे बढ युध्यतो 
दानवर्षभैः, किरीटं मूध्नि सूर्याभं तेनाहुर्मा 
किरीटिनम्‌ । 

किर्मोर (वि०) [ कृ4-ईरन्‌, मुद्‌ ] चित्रविचित्र रंग का, 
चितकबरा, चित्तीदार,_-रः 1. एक राक्षस जिसको 
भीम ने मारा था--वेणी० ६ 2. शबल या बहुरंगी 
रंग । सम० --जित्‌,--निषुदन:,-- सुदनः भीम के 
विशेषण । 


( २७८ ) 


किलः [ किल्‌ न-क | क्रीडा, तुच्छ, खेलखेल में हो जाने 
वाला । सम०--किचितम्‌, प्रेमी-मिलन के अवसर 
पर शृंगारी उतेजन, रुदन, हास, रोष आदि भाव । 

किल (अव्य०) [ किल्‌ +क | निश्चय ही, बेशक, 
निस्संदेह्‌, अवश्य --अर्हति किल कितव उपद्रवम्‌ 
+मालूवि० ४, इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः श० 
१।१८ 2. जैसा कि लोग कहते है, जैसा कि बतलाया 
जाता हैं (विवरण या परंपरा दनि वाला).-बमूव 
योगी किल कार्तवीर्थः-रघु० ६।३८, जघान कसं 
क्रिल वासुदेवः-महा ० 3. झूठमूठ का कार्य, प्रसह्य सिह: 
किल तां चकर्ष रघु० २।२७, कि० ११।२ 4. आशा, 
प्रत्याशा, संभावना पार्थः किल विजेष्यते कुरून्‌ 
~ गण० 5. असंतोप, अरुचि,--एवं किल केचिद्वदन्ति 
-- गण० 6. घुणा-त्वं किलं योत्स्यसे -गण० 
7. कारण, हेतु -- (अत्यंत विरल )--स किलैवमुक्तवान्‌ 
-+गण० क्यॉकि उसने एसा कहा' । 

किलकिलः,ला [ किलू--क, प्रकारे वीप्सायां वा द्वित्वम्‌, 
पक्षे टाप्‌ | किलकारी, हर्ष और प्रसन्रतासूचक 
चीख । 

किलकिलायते (ना० घा० आ०) किलकारी मारना, कोला- 
हल करना---भट्टि० ७।१०२ । 

किलिजम्‌ [ किलि -जन्‌ |-ड ] 1. चटाई 2. हरी लकड़ी 
का पतला तस्ता, फलक । 

किल्विन (पू?) | किल्‌ ¬-क्त्रिप्‌, किल्‌ न-विनि ] घोड़ा । 

किल्बिषम्‌ [| किल्‌ -टिवत्र्‌, दुक | 1. पाप, मनु ० ४।२४३ 
१०।११८, भग० ३।१ 1४५ 2. त्रुटि, अपराध 
क्षति, दोष मनु ० ८।२३५ 3. रोग, बीमारी । 

किशलपः, -यम्‌ | किचित्‌ शलति किम्‌ --शल --कयन्‌ 
वा०, पृपो० साबु: | पल्लव, कोंपल, अंकुर, अंखुआ 
+दे० 'किसलय' । 

किशोरः [किम्‌ +-श्‌ +-अरन्‌ ] 1. बळेरा, वन्य पशु-शावक 
किसी जानवर का बच्चा --केसरिकिशोर:ः--आ० 
2. तरुण, बाळक, १५ वर्ष से कम आयु का, अवयस्क 
(विधि में) 3. सूर्य -- ,री एक नवयुवती, तरुणी । 

किष्किन्धः, - न्ध्यः [ कि कि दवाति--कि-+कि+धा-+-क, 
पूर्वस्य किमो मलोपः, सुट्‌, पत्त्रम्‌ ,--किष्किन्ध+-यत्‌ ] 
एक देश का नाम 2. उस प्रदेश में स्थित एक पहाड 


का नाम - धा, -ध्या एक नगरी, किष्किन्धा की 
राजधानी । 
किष्कु (त्रिश) [ के /-कु मिञ साधुः ] दुष्ट, निन्द्य, बुरा, 


--ष्कुः (पृ० स्त्री) 1. कोहनी से नीचे भुजा 2. एक 

हस्त परिमाण, हाथ भर की लम्बाई, एक बालिइत । 
किसलः, --लम्‌, ) | किचित्‌ शळति --किम्‌ शल्‌ नक 
कितलयः, - यम्‌. } (कयन्‌) वा०, पृषो० साधु: ] पल्लव, 

कोमल अंतुर या कोंपळ -अधरः किसलयरागः, 


श० १।२१, किसलयमलूनं कररुहैः --२।१०, किसलय 
सलयेरिव पाणिभिः--रघु० ९३५ । 

कीकट (वि०) (स्त्री०--ढी) [ की शर्नैः द्रुतं वा कटति 
गच्छति -को-¬-कट्‌+-अच्‌ ] 1. गरीब, दरिद्र 
2. कञ्जूस,---टः घोड़ा,---टाः (बण व०) एक देश का 
(विहार) नाम । 

कोकस (वि०) [ की कुत्सितं यथा स्यात्तथा कसति--कौ 
न-कस्‌+-अच्‌ ] कठोर, दृढ, . सम्‌ हड्डी । 

कीचकः [ चीकयति शब्दायते--चीक्‌ --वृन्‌, आद्यन्तविप- 
येय: ] 1. खोखला बांस 2. हवा में खड़खड़ाते या 
सांय साँय करते हुए बांस- शब्दायन्ते मधरमनिलै 
कीचकाः पूर्यमाणा:--मेध० ५६, रघु ० २२२, ४७३, 
कु० ११८ 3. एक जाति का नाम 4. विराट राज 
का सेनापति (जब द्रौपदी, सैरिन्धी के वेश में, भेस 
बदले हुए अपने पाँचों पतियों के साथ राजा विराट 
के दरवार में रह रही थी, उस समय एक बार कीचक 
ने उसे देखा, द्रौपदी के सौन्दर्य से उसके हृदय में 
कामाग्नि प्रज्वळित हुई; तब से लेकर उसकी पाप 
दृष्टि द्रौपदी पर लगी रही और उसने अपनी बहन 
(राजा विराट की पत्नी) की सहायता से उसके 
सतीत्व को भंग करने की चेष्टा की । द्रौपदी मे अपने 
प्रति उसके अशिष्ट व्यवहार की शिकायत राजा से 
की, परन्तु जब राजा ने हस्तक्षेप करने में आनाकानी 
की तो उसने भीम से सहायता मांगी, और उसके 
सुझाव को मानकर उसने कीचक के प्रस्ताव के प्रति 
अनुकूलता दर्शाई । तब यह निश्चय किया गया कि वे 
दोनों आधी रात के समय महल के नाच घर में मिलें, 
फलतः कीचक वहाँ गया और उसने द्रौपदी का आलि- 
ङ्कन करनें का प्रयत्त किया, परन्तु अन्धेरा होन के 
कारण वह दुष्ट द्रौपदी के बजाय भीम के भूजपाश में 
फंस गया--और उसके बलबान्‌ हाथों से वह वटी 
कुचला जाकर मौत का शिकार हुआ) । सम०---जित्‌ 
(पु०) डितीय पाण्डवराज भीम का विशेषण । 


कीटः [ कीट --अच्‌ ] 1. कीड़ा, कृमि--कीटोऽपि सुमनः--- 
सङ्गादारोहति सतां शिरः हिऽ प्र ४५ 2. तिर- 
स्कार व घृणा को व्यक्त करने वाला शब्द (बहुधा 
समास के अन्त में) द्विपकोट:--अधम हाथी, इसी 
प्रकार पक्षिकीटः आदि । सम०-- ध्नः - गंधक, जम्‌ 
रेशम, -- जा लाख,-- मणिः जुगन्‌ । 

कीरकः [कीट-{-कन्‌ | 1. कीड़ा 2. मगध जाति का भाट! 

कोदुक्ष (स्त्री! क्षी) } [ किम्‌ ~ दुश्‌ +-क्त, विन्‌ 

कीदृश्‌, कीदृश (स्त्री --ञ्जी) | कञ्‌ वा, किमः की आदेशः] 
किस प्रकार का, किस स्वभाव का, - तद्भो: कीदगसौ 
विवेकविभवः कीदृक्‌ प्रबोधोदयः -- प्रबो० १, नै० 
१।१३७। 


( २७९ ) 


कोना (वि०) [ क्लिश्‌ कन्‌, ई उपघाया ईत्वम्‌, लस्य | कीझ (वि०) [क+-ईश्‌ त-क] नंगा,--झः 1. लंगूर, बन्दर 


लोषो नामागमश्ब ] 1. भूमिधर 2. गरीब, दरिद्र 
3. कृपण 4. लज्‌, तुच्छ,--श्ञः मृत्यु के देवता यम की 
उपाधि 2. एक प्रकार का बन्दर । 

कोरः [की इति अव्यक्तशब्दम्‌ ईरबति--की+-ईर्‌ञ- 
अच्‌ ] 1. तोता-एवं कीरवरे मनोरथमयं षीय्‌षमास्वा- 
दयति-भामि० १।५८,--राः (ब० व०) काश्मीर 
देश तथा उसके निवासी,--रभ्‌ मांस । सम०--इष्टः 
आम का वक्ष (इसे तोते बहुत पसन्द करते है) । 
--बअर्णकस्‌ सुगन्थों का शिरोमणि । 

कोष (बि०) [क्‌+-क्त] 1. छितराया हुआ, फैलाया 
हुआ, फेंका हुआ, बखरा हुआ 2. ढ़का हुआ, भरा 
हुआ 3. रक्खा हुआ, घरा हुआ 4. क्षत, चोट पहुँ- 
चाया गया--दे० कृ। 

कोणिः (स्त्री०) [कु--क्तिनू] 1. बखेरना 2. ढकना, 
छिपाना, गुप्त कर देवा 3. घायल करना । 


कोर्खनम्‌ [कत्‌ --ल्युट्‌] 1. कथन, बर्णन 2. मन्दिर,--ना 


1. कोतिवर्णन 2. सस्वर पाठ 3. यक्ष, कौति । 

कीतंय्‌ --क्‌त्‌ । 

कीतिः (स्त्रो०) [कृत्‌ --क्तिन्‌] 1. यश, प्रसिद्धि, कीति 
--इह कौतिमवाप्नोति--मनु० २1९, वंशस्य कर्तार- 
भनन्तकीतिम्‌ --रघु० २1६४, मेघ० ४५ 2. अनुग्रह्‌, 
अनुमोदन 3. मैल, कीचड़ 4. विस्तृत, विस्तार 
5. प्रकाश, प्रभा 6. ध्वनि। सम०--भान्‌ (वि०) 
यशस्वी, विख्यात, प्रसिद्ध (१०) द्रोण का विशेषण 
जो कि कौरवों और पांडवों का संन्य-शिक्षाचायं था, 
-- शेषः केवल यश के रूप में जीवित रहना, यज्ञ के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं छोड़ना अर्थात्‌ मृत्यु--तु ० 
त!मशेष, आलेख्यशेष । 

कोल (भ्वा० पर०) 1. बांधना 2. नत्थी करना 3. कील 
गाड़ना । 

कीलः [कील :-घव्न ] 1. फन्नी, खूंटी--कौलोत्वाटीव 
वानरः-पंच० ११२१ 2. भाला 3. बल्ली, खंभा 
4. हथियार, 5. कोहनी 6. कोहनी का प्रहार 7. ज्वाला 
8. परमाणु 9. शिव का नाम। 

कोलकः [कील--कन्‌ ] 1. फन्नी या खूंटी 2. खंबा, स्तंभ 
-_दे० कील । 

कीलालः [कील --अल्‌-+-अण्‌] 1. अमृतोपम स्वर्गीय पेय, 
देवताओं का पेय 2. मधु 3. हैबान,--लम्‌ 1. रुधिर 
2. जल । सम०--घिः समुद्र, पः पिशाच, भूत । 

कीलिका [कील + कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] धुरे की कील | 

कीलित (वि०) [कील्‌ +क्त 1. बंधा हुआ, बड़ 2. स्थिर 
कील से गडा हुआ, कील ठोक कर जड़ा हुआ--तेन 
मम हूदयमिदमसमशरकीलितम्‌- गीत० ७, सा | 
तसि कीलितेव--मा० ५१० । 


2. सूर्य 3. पक्षी । 

कुः (स्त्री०)) [कुड] 1. पृथ्वी 2. त्रिभुज या सपाट 
आकृति की आधार-रेखा, सम०--पुत्रः मंगलग्रह । 

कू (अव्य०) 'खराबी', ह्लास, अवमूल्यन, पाप, भत्संना, 
ओछापन, अभाव, त्रृटि आदि भावों को संकेत करने 
वाला उपसगे; इसके स्थानापन्न अनेक है, उदा० कद्‌ 
(कदश्व:), कब (कवोष्ण), का (कोष्ण), कि 
(किप्रभुः) --पंच० ५।१७। सम०-कमन्‌ (नपुं०) 
बुरा कार्य, नीच कमें,-ग्रहः अमंगल-ग्रह,- ग्रामः 
छोटा गाँव या पुरवा (जहाँ राजा का अधिकारी, 
अग्निहोत्री, डाक्टर या नदी न हो),--चेल (वि०) 
फटे पुराने वस्त्र पहने हुए,- चर्या दुष्टता, अशिष्टा- 
चरण, अनौचित्य,- जन्मन्‌ (वि०) नीच कुल में 
उत्पन्न,--तनु (वि०) विकृतकाय, कुरूप (नुः) 
कुबेर का विशेषण- तंत्री खराब बीणा,--तर्कः 
1. कूटतर्कात्मक, हेत्वाभासरूप 2. धर्मविरुद्ध सिद्धान्त 
स्वतंत्र चिन्तन--कुतकंष्वभ्यासः सततपरपैशुन्यमननम्‌ 
--गंगा० ३१, “पथः तकं करने की झूठी रीति 
--तीर्थम्‌ खराब अध्यापक--दुष्टिः (स्त्रीश) 1. 
कमजोर नजर 2. पापदृष्टि, कुटिल आंख (आलं०) 
3. वेदविरुद्ध सिद्धान्त, धर्मविरुद्ध सिद्धांत--मनु० 
१२।९५,-देशः 1. बुरा देश या ब्री जगह 2. वह 
देश जहाँ जीवन की आवश्यक सामग्री उपलब्ध न हो, 
या जो अत्याचार से पीड़ित हो,-_ बेह (वि०) कुरूप, 
विकृतकाय (हः ) कुबेर का विशेषण,--धी (वि०) 
1. मूर्ख, बुद्ध, बेवकूफ 2. दुष्ट,-नटः बुरा पात्र, 
--नदिका छोटी नदी, क्षुद्र नदी, लघु स्रोत- सुपूरा 
स्थात्कुनदिका--पंच० १।२५,--नाथः बुरा स्वामी, 
नामन्‌ (पू०) कंजूस,-- रथः 1. कुमार्ग, दुरा 
रास्ता (आलं० भी) 2. धर्मविरुद्ध सिद्धान्त, पुत्र: 
बुरा या दुष्ट पुत्र,- पुरुषः नीच या दुष्ट पुरुष,-- पूय 
(वि०) नीच दुष्ट, तिरस्करणीय,--प्रिय (वि०) 
अरुचिकर, तिरस्करणीय, नीच, अधम,--प्लबः बुरी 
किइती--कुप्लवैः संतरन्‌ जरूम्‌--मनु० ९1१६१, 
—ब्रहमः,-ब्रह्मन्‌ पतित व्राह्मण,-- मंत्रः 1. बुरा 
उपदेश 2. बुरे कार्यो में सफलता प्राप्त करने के लिए 
प्रयुक्त मंत्र, योगः अशुभ संयोग (ग्रहों का), रस 
(बि०) बुरे रस या स्वाद वाला, (सः) एक प्रकार 
की मदिरा, रूप (वि०) कुरूप, विकृत रूप, पंच० 
५।१९,- रूष्यम्‌ टीन, जस्ता, वंग: सीसा,---बचस्‌, 
वाक्य (वि०) गाली देने वाला, अश्लील भाषी, 
दुर्वचन या कुभाषा बोलने वाला (नप्‌०) दुर्वचन, 
दुर्भाषा,-- वर्षे: आकस्मिक प्रचंड बौछार,--विवाहः 
विवाह का भ्रष्ट या अनुचित रूप-मनु० ३।६३,-बृत्तिः 


( २८० ) 


(स्त्री) बुरा व्यवहार, बैद्यः खोटा वैद्य, कठवेद्य, 
नोम हकीम,--झोल (वि०) अक्खड, दुष्ट, अशिष्ट, 
दुप्ट स्वभाव,--ष्ठलभ्‌ बुरी जगह,--सरित्‌ (स्त्री०) 
क्षुद्र नदी, छोटा स्रोत--उच्छिद्यन्ते क्रिया: सर्वाः ग्रीष्मे 
कुसरितों यथा-पंच० २1८५ सृतिः (स्त्री०) 
1. दुराचरण, दुष्टता 2. जादू दिखाना 3. धूतेता,-स्त्री 
खोटी स्त्री । 

कु (भ्वा० आ०--कवते) ध्वनि करना । 
11 (तुदा० आ० -- कुवते) 1. बड़बड़ाना, कराहना 
2. चिल्लाना, क्रंदन करना । 
111 (अदा० पर०--कौति) भिनभिनाना, कूजना, गुंजन 
करना (मधुमक्खी की भांति) । 

कुकभम्‌ [कुकेन आदानेन पानेन भाति -कुक-]-भा--क] 
एक प्रकार की तीक्ष्ण मदिरा । 

कुकीलः [कौ पृथिव्यां कोल: इव] पहाड़ । 

कुकु (क्‌) दः [कुकु वा क्‌ इत्यव्यय्‌म्‌- अलंकृता कन्या तां 
सत्कृत्य पात्राय ददाति कुकु (कू) +-दा4-क] उपयुक्त 
आंगारों से सुभूषित (अलक्त) कन्या को विधिपूर्वक 
विवाह में देने वाला । 

कुकुन्द (दु) रः [स्कद्यते कामिना अत्र, नि० साधुः] जघन- 
कूप, कूल्हे के दो गर्त जो नितम्ब के ऊपरी भाग में 
हाते हैं, दे० 'ककुन्दर' । 

कुकुराः (ब० व°) [कु कुर्‌--क] एक देश का नाम, इसे 
दशाहं' भी कहते हैं । 

कुकूलः, -लम्‌ [क्‌ {-ऊलच्‌, कुगागमः] 1. चोकर, भूसी 
-कुकूलानां राशौ तदनु हूदयं पच्यत इव--उत्तर० ६। 
४० 2. भूसी से वनी आग,--लम्‌ [कोः कूलम्‌ ष० 
त०] 1. छिद्र, खाई (खुंटे स्थूणादिकों से भरी हुई) 
2 कवच, बस्तर । 

कुक्कुटः [कुक्‌न-विविप्‌, तेन कुटति, कुक कुट--क] 
1. मुर्गा, जंगली मुर्गा 2. जले ठ भूस का फिसफिसाना, 
जलती हुई लकड़ी 3. आग की चिंगारी । 

कुकुटिः, टी (स्त्री०) [कुक्कुटन-इन्‌, पक्षे डीप्‌] दम्भ, 
पाखण्ड, घामिक अनुष्ठानों से स्वार्थसिद्धि । 

कुक्कुभः [कुक्कु शाब्दं भाषते -कुक्कु+-भाष्‌+ड बा०] 
1. जंगली मुर्गा 2. मुर्गा 3. वानिश । 

कुक्कुरः (स्वी०--री) [कोकते आदत्ते--कुक्‌+-क्विप्‌, कुक्‌ 
किचिदपि गृह्लन्तं जनं दुष्ट्वा कुरति शब्दायते--कुक् 
+ कुर्‌ त-क] कुत्ता-यस्येतच्च न कुक्कुरैरहरहरं ङ्कांतरं 
चव्यते--मृच्छ० २1१२ । सम०--वाच्‌ (पुं०) हरिणों 
की एक जाति । 

कुक्ष: [कुष्‌-स] पेट । 

कुक्षिः [कुष्‌ +-क्सि] 1. पेट--जिह्मिताध्मातकुक्षिः (भुजग- 
पति:)--मृच्छ ० ९।१२ 2. गर्भाशय, पेट का वह भाग 
जिसमें अ्रूण रहता है-कुम्भीनस्याश्‍च कुक्षिज:--रघु० 


१५।१५, शि० १३।४० 3. किसी चीज का भीतरी 
भाग--रघु० १०।६५ (यहाँ शब्द द्वितीय अर्थं को भी 
प्रकट करता है) 4. गरत 5. गुफा, कन्दरा-रघु० २। 
३८, ६७ 6. तलवार का म्यान 7. खाड़ी । सम० 
>-शूलः पेट दर्द, उदरशूल । 

कुक्षिम्भरि (वि०)[कुक्षि+-भृ--इन्‌, म्‌म्‌] अपना पेट भरने 
की चिन्ता करने वाला, स्वार्थी, पेटू, बहुभोजी । 

कुङ्कुमम्‌ [कुक्‌ + उमक्‌, मि० मुम्‌] केसर, ज्ञाफ़रान-लग्त- 
कुङ्कुमकेसरान्‌ (स्कन्धान्‌ )-रघु० ४६७, एतु० ४२, 
५।९, भर्तृ ० १।१०, २५, । सम०-_अद्रिः एक पहाड़ 
का नाम ! 

कुच्‌ 1 (तुदा० पर०- कुचति, कुचित) 1. (पक्षी की भाँति) 
कर्कश ध्वनि करना 2 जाना 3. चमकाना 4. सिको- 
डना, झुकाना 5. सिकुड़ना 6. बाधा उपस्थित करना 
7. लिखना, अंकित करना, सम्‌--, 1. टेढ़ा होना, 
2. संकुचित करना, 3. संकुचित होना-यथा-यात्रं संङ्कु- 
चितं, मृगपतिरपि कोपात्‌ सडकुचत्युत्पतिष्णु:--पंच ० 
३।४३ 3. बन्द करना, मूर्झाना--कमलवनानि सम- 
कुचन्‌+-दश०, (प्रेर०) बन्द करना, सिकोड़ना, 
घटाना । 
1(म्वा०्पर०(कुञ्च्‌ भौ)-कोचति, कुञ्चति, कुञ्चित) 
1. कुटिल बनाना, झुकाना या टेढ़ा करना 2. टढ़ी तरह 
से चलना 3. छोटा करना, घटाना 4. सिकुड़ना, संकु- 
चित होना 5. की ओर जाना, आ -,, सिंकोड़ना, टेढ़ा 
करना, झुकाना (प्रेर० भी) कु० ३।७० रघु० ६।१५, 
भतुँ० १॥३,-वि--, सिकोड़ना, टेढ़ा करना । 

कुचः [कुच्‌+-क] स्तन, उरोज, चूची -अपि वनान्तरमल्प- 
कुचान्तरा-विक्रम० ४।२६। सम--अग्रम्‌,-- मुखम्‌, 
चूचक,--तटम्‌,--तटी 1. (स्त्रियों के) स्तन का उतार, 
--फरूः अनार का वृक्ष । 

कुचर (वि०)(स्त्री०--रा,--री) 1. शनः शनैः जाने वाला, 
रंग कर जाने वाला 2. दुष्ट, नीच, दुरचरित 3. अप- 
मानित करने वाला, छिद्रान्वेषी,--रः स्थिर तारा । 

कुच्छम्‌ [कु+-छो†-क] कमल की एक जाति, कुमुद । 

कुजः [कु--जन्‌+-ड] 1. वृक्ष 2. मंगल ग्रह 3. एक राक्षस 
जिसे कृष्ण ने मार गिराया था ('नरक' भी इसी का 
नाम है),--जा सीता । 

कुजम्भलः कुजस्मिल:[को: पृथिव्याः जम्भनमिव अत्र०ब०स०, 
कोः पृथिव्याः कौ पृथिव्यां वा जंभल:--ष० त० वा 
स० त०] संघ लगाकर घर में चोरी करने वाला 
चोर । 

कुज्झटिः, कुज्झटिका, कुज्झटी [कुञ्‌ 4-क्विप्‌, झट्न इन्‌, 
कुज्‌ चासौ झटिच्च कर्म० स०, कुज्झटि-कन्‌न-टाप्‌, 
कुज्झटि +-ङीष्‌] कुहरा, घुन्ध । 

कुञ्च्‌ दे” कुच्‌ 1 


( 


कुञ्चनम्‌ कुञ्च्‌ --ल्युट्‌] टेढ़ा करता, झुकाना, सिकोड्ना । 

कुञचिः [कुच्‌ +- इन्‌ |आठ मुद्ठियों या अंजलियों की धारिता 
का माप अष्टम्‌ ष्टिभवेत्कुडिच: । 

कुञ्चिका [कुच्‌+प्वुल--ठाप्‌, इत्वम्‌] 1. कुंजी, चाबी 
--भर्तृ० १६३ 2. बाँस का अंकुर । 

कुञ्चित (वि०) [कुंचू 4-क्त]सिकुड़ा हुआ, टेढ़ा किया हुआ 
झुकाया हुआ । 

कुञ्जः जम्‌ [कु +-जन्‌ +-ङ, पृषो ०साध:| 1. लताओं तथा 
पौधों से आच्छादित स्थान, लतावितान, पर्णशाला, 
--चल सखि कुञ्जं सतिमिरपुंजं शीलय नीलनिचोलम्‌ 
--गीत० ५, वंजुळलताकुंजे--१२, मेघ० १९, रघु० 
९।६४ 2. हाथी का दाँत । सम०- कुटीरः लतामण्डप, 
लताओं तथा पौधों से परिवेष्टित स्थान-गुञ्जत्कुञ्ज- 
कुटीरकौशिकधटा--उत्तर० २।२९, मा० ५१९, 
कोकिलकूजितकुंजकुटीरे-गीत० १। 

कुञ्जरः कुञ्जो हस्तिहनुः सोऽस्यास्ति-कुञ्ज+-र] 1. हाथी 
2. (समास के अन्त में) कोई सर्वात्तम या श्रेष्ठ वस्तु 
अमरकोश इस प्रकार के निम्नांकित प्रयोग बत- 
लाता है---स्युरत्तरपदे व्याघ्र पुंगवर्षभकुज्जरा:, सिह 
शार्दूलनागाद्या: पुंसि श्रेष्ठाथवाचका:। 3. पीपल का 
वृक्ष (अश्वत्थ) 4. हस्त नामक नक्षत्र । सम० अनो 
कम्‌ सेना का एक प्रभाग जिसमें हाथी हों, हस्ति-सेना, 
--अशनः अश्वत्थ वृक्ष,अरातिः 1. शेर 2. शरभ 
(आठ पैर का एक काल्पनिक जन्तु) ,-ग्रहः हाथी 
पकड़ने वाला । 

कुट्‌ । (भ्वा० पर० --कुटति, कुटित) 1. कुटिल या वक्र 
होना 2. टेढ़ा करना या झुकाना 3. बेइमानी करना, 
छल करना, धोखा देना । 
॥ (दिवा० पर०-कुद्यति) तोड़ कर टुकड़े टुकड़े 
करना, फाड़ देना, विभक्त करना, विघटित करना । 

कुटः, टम्‌ [कुट्‌त-कम्‌] जलपात्र, करवा, कलश,--टः 
1. किला, दुर्ग 2. हथोड़ा 3. वृक्ष 4. घर 5. पहाड़ । 
सम०--जः 1. एक वृक्ष का नाम--मेघ० ४, रघु० 
१९३७, ऋतु० ३।१३, भर्तु० १४२ 2. अगस्त्य 
3. द्रोण--हारिका सेविका, नौकरानी । 

कुटकम्‌ [कुट |-कन्‌ | बिना हलस का हूल । 

कुटडुः [कु+- ट्क घञ्न] छत, छप्पर । 

कुटड्धकः [कुटस्य अङ्गक:--ष०त०] 1. वृक्ष के ऊपर फैली 
हुई लताओं से बना लतामण्डप 2. छोटा घर, झोपड़ी 
कुटिया । 

कुटपः [कुटन-पान-क] 1. अनाज की माप (स्त्कुडव) 
2. घर के निकट वाटिका 3. ऋषि, संन्यासी,--पम्‌ 
कमल । 

कुटरः [कुट्‌ त-करन्‌ बा०] वह थूणी जिसमें मथते समय 
रई की रस्सी लिपटी रहती है। 

३६ 


२८१ 


) 


कुटलम्‌ [कुट्‌ +-कलच्‌ | छत, छप्पर । 

कुटिः [कुटस इन्‌] 1. शरीर 2. वृक्ष (स्त्री) 1. कुटिया, 
झोपड़ी 2. मोड़, झुकाव । सम०--चरः सूंस, शिशुक । 

कुटिरम्‌ [कुट्‌ञ इरन्‌] कुटिया, झोपड़ी । 

कुटिल (वि०) [कुट्‌+ इलच्‌ | 1. टेढ़ा, झुका हुआ, मुड़ा 
हुआ, घूंघरदार--भेदात्‌ भ्रुवोः कुटिलयो:--श० 
५1२३, रघु० ६1८२, १९१७ 2. घुमावदार, बल- 
खाती हुई---क्रोशं कुटिला नदी-सिद्धा० 3. (आलं०) 
कपटी, जालसाज, बेईमान ।सम०_आक्षय (वि०) 
दुरात्मा, दुर्गति,-पक्ष्मन्‌ (वि०) मुडी हुई पलकों वाला, 
-स्वभाव (वि०) कुटिल प्रकृति, बेईमान, दुर्गति । 

कुटिलिका [कुटिल--कन्‌न-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. दबे पाँव 
आना (जिस प्रकार कि शिकारी अपने शिकार पर 
आते हैँ) दुबक कर चलना, 2. लुहार की भट्टी । 

कुट्टी [कुटि +-ङीष्‌] 1. मोड़ 2, कुटिया, झोंपड़ी-प्रासादी- 
यति कुट्याम्‌-सिद्धा०-मनु० ११।७२, पर्ण”, 
अश्व? आदि 3. कुट्टिनी, दूती । सम०--चकः किसी 
संघविशेष का संत्यासी--चतुविधा भिक्षवस्ते कुटीचक- 
बहुदकौ, हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः । 
--महा०,--चरः एक संन्यासी जो अपने परिवार को 
अपने पुत्र की देख रेख में छोड़कर अपन आपको 
पूर्णतया धर्मानुष्ठान एवं तपश्चर्या में लगा देता हूँ । 

कुटीरः, रम्‌ [कुटी र, कुटी र--कन्‌ ] झोपड़ी, कुटिया, 

कुटीरकः --उत्तर० २।२९, अमरु ४८। 

कुटुनी [कुट्‌ -उन्‌+-डीष्‌] कुट्टिनी, दूती--दे० कुट्टनी । 

कुटुम्बम्‌, कुटुम्बकम्‌ [ कुटुम्ब | अच, कुट्‌म्ब-+-कन्‌ ] 
1. गृहस्थी, परिवार-उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्ब 
कम्‌ --हि० १1७०, याज्ञ० १।४५ मन्‌,० ११।१२, २२, 
८1१६६ 2. परिवार के कर्तव्य और चिताएँ-तदुपहित- 


कुटुंब:--रघु० ७1७१,-- बः बस्‌ ga बंधू, वंश या 
विवाह के फलस्वरूप संबंध 2. च्चे, संतान 
3. नाम 4. वंश । सम० -कलहः,-हुम्‌ घरेलू झगडे 


__भरः परिवार का भार --भर्त्रा तदपितकुटुम्बभरेण 
साधम्‌ -श० ४।१९, व्यापृत (विश) (वह पिता) 
जो पालन पोषण करता है, तथा परिवार की भलाई 
का ध्यान रखता हे । 

कुटुम्बिकः, कुदुम्दिन्‌ (१०) [ कुटुम्ब }-ठन्‌, इनि वा | 
गहस्थ, कुल पिता, जिसे परिवार का भरण पोषण 
करना पड़ता है, या जो देखभाल करता है—प्रायेण 
गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु, कुटूम्बिनः-कु० ६८५, विक्रम० 
३।१, मनु० ३1८०, याज्ञ ० २४५ 2. परिवार का एक 
सदस्य, नी 1. गृहपत्नी, गृहिणी (गृह स्वामिनी), 
भवतु कुटुम्बिनीमाहूय पुच्छामि-मुद्रा० १, प्रभवम्त्योऽ 
पि हि भतुँषु कारणकोपाः कुटुम्बित्यः-मालवि० १! 
१७, रघु० ८८६, अमरु ४८ 3. स्त्री । 


( 


कुट्ट (चुरा० उभ० -कुट्टयति, कुट्रित) 1. काटना, 
बांटना 2. पीसना, चूर्ण करना 3. दोष देना, निन्दा 
करना 4. गुणा करना । 

कुट्टकः [ कुट्ट +ण्बुल | कटने वाला, पीसने बाला । 

क्ट्टनम्‌ [ कुट्ट --ल्यृट्‌ | 1. काटना 2. कूटना 3: दुर्वचन 
कहना, निन्दा करना । 

कुट्ट (ट्रि) नी [ कुट्टयति नाशबति स्त्रीणां कुलम्‌- कुट 
नणिच्‌-+ल्यूट्‌ +-ङीष्‌, कुट्र+इनि वा] कुटनी, 
दूतो, दल्ली । 

कुटुमितम्‌ { कुट्ट घन, तेन निवृत्त इत्यर्थे कुट्ट ‡इमप्‌ 
इतच्‌ | प्रियतम के प्यार का दिखावटी तिरस्कार 
(झूठमूठ ठुकराना) (नायिका के २८ हावभाव तथा 
अनुनय, में से एक) सा० द० परिभाषा देता है - केशै- 
स्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षेपि संभ्रमात्‌, प्राहुः कुट्रमितं 
नाम शिरःकरविधूननम्‌, १४२ । 

कट्टाक (वि०) (स्त्री०--क्की) [ कुट्ट ‡- षाकन्‌ ] जो 
विभक्त करता हुँ या काटता है-सारङ्गसङ्गरविघा- 
विभकुम्भकू टकुट्टाकपाणिकुलिशस्य हरेः प्रमाद:--मा० 
५।३२ । 

कट्टारः [ कृट्ट {-आरन्‌ | पहाड़, रम्‌ 1. मैथुन 2. ऊनी 
कंबल 3. एकान्त । 

कुट्‌टिमः,--मम्‌ [ कुंट्र +इमप्‌ ] 1. खड़ंजा, छोट-छोट 
पत्थरों को जमा कर बनाया हुआ फर्श, पक्का फर्श 
-कतिन्दुकान्तोपलकुट्टिमेषु-शि० ३।४०, रघु० ११।९ 
2. भवन बनाने के लिए तैयार की गई भूमि 
3. रत्नों की खान 4. अनार 5. झोपड़ी, कुटिया, 
छोटा घर । 

कद्टिहारिका --[ कुट्ट मत्स्यमांसादिकं हरति इति--कुट्टि 
नह खुल -+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] सेविका, दासी । 

कुद्मल --कुडमल । 

कुठ: [ कुञ्यते छियते--कुठ्‌ +-क | वृक्ष । 

कूठर=-दे० 'कुटर' । 


कुठारः (स्त्री०--री) [ कुठ्‌ +-आरन्‌ ] कुल्हाड़ा (परशु) 


कुल्हाड़ी --मालुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ | 


+भतृ० ३।११। 

कुठारिकः [ कुठार†-ठन्‌ ] 
वाला । 

कुठारिका [ कुठार+-डीप्‌ --कन्‌ ]-टापू, हस्वश्च ] छोटा 
कुल्हाड़ा, फरसा । 

कुठारः [ कुठ्‌ }-आरु | 1. वृक्ष 2. लंगूर, बन्दर } 

कुठिः [ कुठ --इन्‌ +कित्‌ | 1. वृक्ष 2. पहाड़ । 

कुडड्कः (पुं०) कुंज, लतागृह्‌ । 

कुडवः (पः) [ कुड्‌ +-कवन्‌, कपन्‌ वा] एक चोथाई प्रस्थ 
के बराबर या बारह मुट्ठी (अंजलि) अनाज की 
तोल । 


लकड़हारा, लकड़ी काटने 


२८२ ) 


कुड्मल (वि०) | कुड्‌ कळ, मट्‌ ] खुलता हुआ, पूरा 
खिला हुआ, लहराता हुआ (जैसे खिला हुआ फूल) 
-रघु० १८३७,--स् खुलना, कली - विजृम्भणो- 
द्गन्धिषु कुड्मलेषु--रघु० १६।४७, उत्तर० ६1१७, 
शि० २॥७,--लम्‌ एक प्रकार का नरक-मनु० 
४१८९, याज्ञ० ३।२२२ । 
कुड्मलित (वि०) [कुड्मल-] इतच्‌ ] 1. कलीदार, खिला 
हुआ 2. प्रसन्न, हसमुख । 
कुड्यभ्‌ [ कु+यक , डुगागमः ] 1. दीवार---मेदे कुड्याण- 
पातने-याज्ञ ० २२२३, शि» ३४५ 2. (दीदार पर) 
पलस्तर करना, लीपना, पोतना 3. उत्सुकता, जिज्ञासा । 
सम०--छेदिन्‌ (१०) घर में संघ लास वाला, 
चोर,--छेखः खोदन वाळा, (श्रम्‌) साई, मगहढा, 
(दीवार में) दरार । 
कण्‌ (तुदा० पर०--कुणति, कुणित) 1. सहारा देवा, 
सहायता देना 2. शब्द करना । | 
कुणकः | कुण्‌+-क-कन्‌ ] किसी जानवर का अभी पैदा 
हुआ बच्चा । 
कुणप (वि०) (स्त्री०--षो) [कुण्‌+-कपन्‌] 1. मुदे जैसी 
दुर्गंध देने वाला, बदबूदार--पः,-षभ्‌ मुर्दा, शच 
| शासनीयः कुणपभोजन:--विक्रम० ५ (गिद्ध ),-अमेघ्य 
कुणपाशी च--मनु० १२। ७१, जीवित जन्तुओं के 
प्रति घृणा व तिरस्कार का द्योतक शब्द,--पः 1. बर्छी 
2. दुर्गंध, बदबू । 
कुणिः [कुण्‌ --इन्‌ | लुंजा, जिसकी एक बाँह सूख गई हो । 
(वि०) (स्त्री०--की) _िष्टूष्वुल| मोटा, 
स्थूल । 
कुण्ड (म्वा० पर०--कुण्ठति, कुण्ठित) 1. कुण्ठित, ठृण्ठा 
या मन्द हो जाना 2. लंगडा, और विकलांग होना 
3. मंदबुद्धि या मूर्ख होना, सुस्त होना 4. ढीला करना 
(प्रेर० या चुरा० पर०) छिपाना । 
कुष्ठ (वि०) [कुण्ठ -अच्‌ | 1. ठूंठा, सुस्त, बतं तपोवीर्य- 
महत्सु कुण्ठम्‌--कु० ३1१२, प्रभावरहित हो गया, 
कुण्ठी भवन्त्युपलादिष्‌ क्षुरा:--शारी० 2. मन्द, मूख, 
जड़ 3. आलसी, सुस्त 4. दुबेल । 


| कुण्ठक [कुण्ठ +ण्वुल | मूख । 

। कुण्ठित (भू० क० कृ० +-क्त] 1. ठंठा, मन्दीकृत 

| आल० भी) बिञ्रतोऽस्त्रमचलेप्यकुण्ठितम्‌-रघु० 

| ११।७४, भामि २।७८, कु० २।२०, शास्त्रेष्वकुं- 

| ठिताबुद्धिः --रघु० १।१९, निर्बाध रही 2. जड 
3. विकलांग । 


| कुण्डः,-डम्‌ [कुंगू--ड] 1. प्याले की शक्ल का बर्तन, चिल- 
मची, कटोरा 2. हौज 3. कंड, कुंड- अग्निकुण्डम्‌ 
4. पोखर या पल्वल-विशेषतः जो किसी देवता के नाम 
पर धर्मार्थं समर्पित कर दिया गया हो 5. कमंडलू या 


( २८३ ) 


भिक्षापात्र, -डः (स्त्री०--डी) पति के जीवित रहते 
व्यभिचार द्वारा किसी दूसरे पुरुष के संयोग से उत्पन्न 
सन्तान --पत्यौ जीवति कुड: स्यात्‌ --मन्‌ ० ३1१७४, 
याज्ञ, १।२२२। सम०--आशिन्‌ (प०) भडवा, 
विट, अपनी जीविका के लिए जो कुण्ड पर निर्भर 
करता है अर्थात्‌ वर्णसंकर, जारज,--मन्‌ ० ३1१५८ 
याज्ञ० १।२२४,---ङ़धस्‌ (कुण्डोध्नी) 1. वह गाय 
जिसका ऐन या औड़ी भरी हुई हो 2. भरे पूरे स्तनों 
वाली स्त्री,--कीटः 1. रखली स्त्रियाँ रखन वाला 
2. चार्वाकमतावलंवरी, नास्तिक, जारज ब्राह्मण,--कीलः 
नीच या दुइचरित्र व्यक्ति,--गोलम्‌--गरोलकम्‌ 
1. कांजी 2. कुण्ड और गोलक का समुदाय । 

कुण्डलः,-लस्‌ [कुण्ड --मत्वर्थे ल| 1. कान की बाली, कान 
का आभूषण-श्रोत्र श्रुतेनेव न कुण्डलेन-भर्तु० २।७१, 
चौर० ११, ऋतु० २२०, ३1१९, रघु० ११1१५ 
2. कडा 3. रस्सी का गोला । 

कुण्डलना [कुण्डल-णिच्‌ --युच्‌ +-टाप्‌] घेरा डालना (शब्द 
को गोल घेरे में रखना) यह प्रकट करने के लिए कि 
यह भाग छोड़ देना या इस पर विचार नहीं करना 
है; --तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वृथेति चित्ते 
कुरुते यदा यदा, तनोति भानोः परिवेषर्कतवात्तदा 
विधिः कुण्डलनां विधोरपि । नै० १।१४, तु० २९५ 
से भी । 

कुण्डलिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी ) [कुण्डल -इनि] 1. कुण्डलों 
से विभूषित 2. गोलाकार, सपिल 3. घुमावदार, 
कुण्डली मारे हुए (साँप की भांति) -पुं० 1. सांप 
2. मोर 3. वरुण की उपाधि । 

कुण्डिका [कुंड “-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. घडा 2. कमंडलु । 

कुण्डिन्‌ (१०) [कुण्ड +-इनि] शिव की उपाधि । 

कुण्डिनम्‌ [कुण्ड्‌त-इनच्‌] एक नगर का नाम, विदर्भदेश की 
राजधानी । 

कुंडि (डी) र (वि०) [कुण्ड +-इ (ई) रन्‌] बलवान्‌, 
--रः मनुष्य । 

कुतः (अव्य०) [किम्‌ +तसिलू] 1. कहाँ से, किधर से 
--कस्य त्व॑ वा कुत आयातः--मोह्‌० ३ 2. कहाँ, 
और कहाँ, और किस स्थान पर आदि--ईदृग्वितोदः 
कुतः--श° २।५ 3. क्यों, किस लिए किस कारण से, 
किस प्रयोजन से -कुत इदमुच्यते--श० ५ 4. कैसे, 
किस प्रकार -स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य-श० 
१।१५ 5. और अधिक, और कम-न त्वत्समोस्त्यभ्य- 
धिक: कुतोऽन्यः-~-भग० ११।४३, ४1३१, न मे स्तेनो 
जनपदे न कदर्यो न स्वैरी स्वैरिणी कुतः--छा० 6. 
क्योंकि, कभी कभी कुतः? केवल 'किम्‌' शब्द के अपा- 
दान के रूप में ही प्रयुक्त होता है--कुत: कालात्स- 
मुत्पन्नम्‌--वि० पु० ( ==कस्मात्‌ कालात्‌), जब 'कुतः' 


के आगे 'चिद्‌' 'चन' या 'अपि' जोड़ दिया जाता है 
तो यह अनिश्‍्चयबोधक बन जाता ह्‌ । 

कुतपः [ कु+तप्‌+-अच्‌ ] 1. ब्राह्मण 2. द्विज 3. सूर्य 
4. अग्नि 5. अतिथि 6. बैल, सांड 7. दोहता 8. भानजा 
9. अनाज 10 दिन का आठवा मुहृते--अह्लो मुहूर्ता 
विख्याता दश पंच च सर्वदा, तत्राष्टमो मूहूर्तो यः स 
कालः कुतपः स्मृतः ।--पम्‌ 1. कुश घास 2. एक 
प्रकार का कंबल । 

कुतस्त्य (वि०) [कुतस्‌+त्यप्‌] 1. कहाँ से आया हुआ 
2. कँसे हुआ । 

कुतुकम्‌ [कुत्‌ +उकञ््‌ 1. इच्छा, रुचि 2. जिज्ञासा 
(कौतुक) 3. उत्सुकता, उत्कण्ठा, उत्कटता-केलिकला- 
कुतुकेन च काचिदम्‌ यमुनाजलकूले, मंजुवंजुलकुंनगतं 
विचक्ष करेण दुकूले-गीत० १। 

कुतुपः, कुतूः (स्त्री०) [कुतृद्र्डुप पुषो०, कुJ-तन्‌ नक्‌ 
टिलोपः बा०] कुप्पी (तैल डालने के लिए चमड़े की 
बनी) । 

कुतुहल (वि०) [कृतू+-हळ्‌4-अच्‌] 1. आश्चर्यजनक 
2. श्रेष्ठ सर्वोत्तम 3. प्रशंसाप्राप्त, प्रसिद्ध -रूम्‌ 1. इच्छा, 
जिज्ञासा-उज्झितशब्देन जनितं नः कुतूहलम्‌ ० १, 
यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌ --गीत० १, (पपौ) कुतू- 
हलेनेव मनुष्यशोणितम्‌--रघु० ३।५४, १३।२१, 
१५।६५ 2. उत्सुकता 3. जिज्ञासा को उत्तेजित करने 
वाला, सुहावना, मनोरंजक, कौतुक या जिज्ञासा । 

कुत्र (अव्य०) [किम्‌ +त्ररू्‌ | 1. कहाँ, किस बात में,--कुत्र 
में शिशु:--पंच० १, प्रवृत्तिः कुत्र कतंव्या--हि० १ 
2. किस विषय में--तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोप- 
युज्यते--पंच० १।३२८ (कभी कभी 'कुत्र' का प्रयोग 
'किम्‌' शब्द अधि० एक० व० के लिए किया जाता 
है), जब 'कुत्र' के साथ चिद्‌, चन, या अपि, जोड़ 
दिया जाता है तो वह अर्थ की दृष्टि से अनिश्चया- 
त्मक बन जाता है, कुत्रापि, कुत्रचित्‌ किसी जगह, 
कहीं, न कुत्रापि--कहीं नहीं; कुत्रचित्‌-कुत्रचित्‌--एक 
स्थान पर--दूसरे स्थान पर, यहाँ-यहाँ-मनु० ९।३४। 

कुत्रत्य (वि०) [कुत्र-त्यप्‌] कहाँ रहने वाला या कहाँ 
वास करने वाला । 

कुत्स्‌ (चुरा० आ०-कुत्सयते, कुत्सित) गाली देना, बुरा- 
भला कहना, निन्दा करना, कलंक लगाना, मनु ० २1५४, 
याज्ञ० १३१, शा० २।२८ । 

कुत्सनम्‌, कुत्सा [कुत्स्‌+-ल्यट्‌, कुतस्‌ त-अ--टाप्‌) दुर्वेचन, 
घृणा, भर्त्सना, गाली देना-देवतानां च ङुत्सनम्‌-मनु० 
४।१६३ । 

कुत्सित (वि०) [ कुत्स्‌ +क्त ] 1. घृणित, तिरस्करणीय 
2. नीच, अधम, दुझुचरित्र । 

कुथः [कु-थक्‌] कुशा नामक घास । 


( २८४ ) 


कुथः,-थम्‌,-था 1. छींट की वनी हाथी की झूल 2. दरी । 

कुहारः,-लः-लकः [कु +दृ -णिच्‌--अण्‌, पृषो०, कु--दल्‌ 
नंेणिच्‌न-अश्‌ पृषो०, कुद्दाल+कन्‌] 1. कुदाली, 
खुर्पा 2. कांचन वृक्ष । 

कुझलम्‌ कुड्मलम्‌ । 

कुद्रदू:-ग: [कुद्र तक तक नि० साधुः, कु-+-उत्‌ +रख्ज्‌ 
घञ | 1. चौकी 2. मचान पर बना मकान । 

कुनकः [? | कौवा । 

कुन्तः [कु +-उन्द्‌ त क्त, बा शाक? पररूपम्‌] 1. भाला, 
पंखदार बाण, बर्छी---कुन्ताः प्रविशन्ति--काव्य ० २ 
(अर्थात्‌-कुन्तधारिणः पुरुषाः) ; विरहिनिङ्ृन्तनकुन्त- 
मुखाक्ृतिकेतकिदन्तुरितादे--गीत० १ 2. छोटा जन्तु, 
कोड़ा । 

कुन्तलः [कुन्त 1-ला +-क] 1. सिर के बाल, वालों का गुच्छा, 
-_प्रतनूविरलैः प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तलँः--उत्तर० 
१।२०, चौर० ४, ६, गीत० २ 2. कटोरा 3. हल,-लाः 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों का नाम। 

कुन्तयः ('कुंत' का ब० व०, पुं ०) एक देश और उसके 
निवासियों का नाम । 

कुन्तिः [कमु + झिच्‌] एक राजा का नाम, कथ का पुत्र। 
सम०--भोजः एक यादव राजकुमार, कुन्तिदेश का 
राजा, जिसने निस्सन्तान होमे के कारण कुन्ती को 
गोद ले लिया था । 

न्ती [कुन्तिञ-डीष्‌] 'शूर' नामक यादव की पुत्री पृथा 
जिसको कुंतिभोज ने गोद लिया । (यह पांडु की 
पहली पत्नी थी, किसी शाप के कारण पांड से संतान 
न हुई, उसने इसी लिए कुंती को अनुमति दे दीकि 
वह दुर्वासः ऋषि से प्राप्त अपने मंत्र का प्रयोग करे 
जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन करके 
उससे पुत्र प्राप्त कर सकती हे । फलतः उसने धर्म, 
बायु और इन्द्र का आवाहन किया और उनसे क्रमशः 
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया । वह 
कर्ण की भी माता थी उसने अपनी कौमार्य-अवस्था 
में मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य का आवाहन 
किया और उसके संयोग से उसने कर्ण को प्राप्त किया) 

कुन्थ्‌ (भ्वा०-क््या० पर०-कुन्थति, कुथ्नाति, कुन्थित) 
1. कष्ट सहन करना 2. चिपकना 3. आलिंगन करना 
4. चोट पहुँचाना । 

कुन्द,-दम्‌ [कु--दे (दो) क, नि० मुम्‌, या कुन दत्‌, 
नुम्‌] चमेलो का एक भेद, मोतिया (सफेद और कोमल) 
कुन्दावदाताः कलहंसमाला:--भष्टि० २1१८, प्रातः 
कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं घारयेथाः--मेघ० ११३, 
--दम्‌ इस पौधे का फूल--अलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ 
-मेघ० ६५, ४७,--दः 1. विष्णु की उपाधि 
2. खैराद। सम०--करः खैरादी । 


कुन्दसः | कुन्द+-मा+-क ] बिल्ली । 

कुन्दिनी [ कुन्द्‌ + इनि-ङीप्‌ | कमलों का समूह । 

कुन्दुः [ कुन दु" डु बा० नुम्‌ | चूहा, मूसा । 

कुप्‌ (दिवा० पर०--कुष्यति, कुपित) 1. क्रुद्ध होना {प्रायः 
उस व्यक्ति के लिए सम्प्र जिस पर क्रोध किया 
जाय, परन्तु कभी कभी कर्म» या संबं० भी प्रयुक्त होते 
हैं) कुप्यन्ति हितवादिने-का० १०८, मालवि० ३। 
२१, उत्तर० ७, चुकोप तस्मै स भूशम्‌--रघु० ३।५६ 
2. उत्तेजित होना, सामर्थ्यं ग्रहण करना प्रचंड होना, 
जैसा कि--दोषाः प्रकुप्यन्ति-सुश्नु० अति-¬ क्रुद्ध 
होना, भट्टि० १५।५५, परि-, क्रुद्ध होना, प्र-, 1. कुद्ध 
होना,-निमित्तमुद्विश्य हि य: प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्या- 
पगमे प्रसीदति--पंच० १२८३, 2. उत्तेजित होना, 
बल प्राप्त करना, बढ़ना (प्रेर०) उभारना, चिढ़ाना 
खिझाना । 

कुपिन्द--दे ० कुविद । 

कुपिनिन्‌ (१०) [ कुपिनी मत्स्यधानी अस्ति अस्य- कुपिनी 
नन्‌ | मछवा। 

कुपिनी [ कुपू--इनि--डीप्‌ | छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ने 
का एक प्रकार का जाल । 

कुपुय (वि०) [ कु+-पूयू-+-अच्‌ ] घृणित, तीच, अधम, 
तिरस्करणीय । 

कुप्यम्‌ [ गुप्‌ +-कयप्‌, कुत्वम्‌ ] 1. अपधातु 2. चाँदी और 

सोने को छोड़ कर और कोई धातु--कि० १।३५, 

मन्‌ ० ७९६, १०।११३ । 

(वे) रः [ कुत्सितं बे (वे) रं शरीरं यस्य सः ] धन 

दौलत और कोष का स्वामी, उत्तरदिशा का स्वामी 

--कुबे रयुप्तां दिशमुष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्त समयं विलंघ्य 

-कु० ३।२५ (इस पर मल्लि० की टीका के अनुसार) 

[कुबेर इडविडा में उत्पन्न विश्रवा का पुत्र है, और 

इसीलिए यह रावण का आधा भाई है । धन और 

उत्तर दिशा का स्वामी होने के अतिरिक्त यह यक्ष 

और किन्नरों का राजा तथा रुद्र का मित्र है, इसका 

वर्णन विकृत शरीर के रूप में पाया जाता हे, इसके 

तीन टाँगे और आठ दाँत थे, और एक आँख के स्थान में 

एकं पीला चिल्ल था], अचलः,-_अद्रिः कैलास पर्वत 

की उपाधि,--दिश (स्त्री०) उत्तर दिशा । 

कुब्ज (वि०) [ कु ईषत्‌ उब्जमार्जवं यत्र शर्क० तारा०] 
कुबड़ा, कुटिल, - ब्जः 1. मुड़ी हुई तलवार 2. पीठ पर 
निकला हुआ कूब, - ब्जा कस की एक सेविका, कहते 
है कि उसका शरीर तीन स्थानों पर विकृत था (कृष्ण 
और बलराम ने, जब वह मथुरा जा रहे थे राजमार्ग 
पर कुब्जा को देखा, वह कंस के लिए उबटन लेजा 
रही थी । उन्होंने उसमें से कुछ उबटन माँगा, कुन्जा 
ने जितना वे चाहते थे, उबटन उनको दे दिया । कृष्ण 


कुबे 


( २८५ ) 


उसके इस अनुग्रह से अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसने उसका 
कूब मिटाकर उसे पूरी तरह सीधा कर दिया, तब से 
वह अत्यन्त सुन्दरी स्त्री लगने लगी) 1 

कुब्जकः [ कुब्ज+कन्‌ | एक वक्ष का नाम--मनु० ८। 
२४७, ५।२ । 

कुड्जिका [ कुब्जक +टाप्‌, इत्वम्‌ | आठवर्ष की अविवाहित 
लड़की । 

कुभृत्‌ (१०) [कुर्न भूत क्विप्‌, तुकागमः | पहाड । 

कुमारः [ कम्‌ त-आरन्‌, उपधायाः उत्वम्‌ ] 1. पुत्र, बालक, 
युवा-रघु० ३।४८ 2. पाँच वर्षे से कम आयुका बालक 
3. राजकुमार, युवराज (विशेषतः नाटकों में) -विप्रो- 
घितकुमारं तद्वाज्यमस्तमितेश्वरम्‌ रघु० १२1११, 
कुमारस्यायूषो बाणः -विक्रम० ५, उपवेष्टुमहति 
कुमारः -मुद्रा० ४ (मल्यकेतु ने राक्षस को कहा) 
4. युद्ध के देवता कातिकेय,-कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ 
रघु० ५।३६, कुमारोऽपि कुमारविक्रमः-_३।५५ 
5. अग्निं 6. तोता 7. सिन्धु नदी । सम०--पालन 1. 
बच्चों की देखरेख रखने वाला 2. राजा शालिवाहन, 

भृत्या 1. छोटे-छोटे बच्चों की देखरेख 2. गर्भावस्था 

में स्त्री की देखरेख, प्रसूति विद्या-रघु० २1१२ 
--बाहिन्‌,---वाहनः मोर, सूः (स्त्री) 1. पार्वती 
का विशेषण 2. गंगा का वि० | 

कुमारकः [ कुमार--कन्‌ ] 1. बच्चा, युवा 2. आँख का 
तारा । 

कुमारयति (ना० धा० पर०) खेलना, क्रीडा करना (बच्चे 
की तरह) । 

कुमारिक (वि०) (स्त्री को) [ 

कुमारिन्‌ (वि०) (स्ती०--णी) कुमारी-इनि | 
जिसके लड़कियाँ हों, जहाँ लड़कियों की बहुतायत हो। 

कुमारिका, कुमारी | कुमारी -ठन्‌ +-टाप्‌, कुमार--डीष्‌ | 
1. दस से बारह वर्ष के बीच की लड़की 
2. अविवाहिता तरुणी, कन्या--त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत 
कुमार्यातुमती सती मनु० ९५९०, ११५८, व्यावतं- 
तान्योपगनात्कुमारी रघु ०६1६९ 3. लड़की, पुत्री 
4. दुर्गा 5. कुछ पौधों के नाम । सम०-- धुत्रः 
अविवाहिता स्त्री का पुत्र,-श्वशुरः विवाह से पूर्व 
भ्रष्ट लडकी का इवसुर । 

कुमुद्‌ (वि०) [कु०+मुद्न-विवप्‌] 1. कुपाशून्य, अमित्र 
2. लोभी (नपुं) 1. सफ़ेद कुमुदिनी 2. लाल कमल | 

कुमुदः,---दम्‌ [को मोदते इति कुमुदम्‌] 1. सफ़ेद कुमुदिनी, 
जो कहते है कि चन्द्रोदय के समय खिलतो हूँ - नोच्छव- 
मिति तपनकिरणैश्चन्द्रस्येवांशुमिः कुम्‌दम्‌---विक्रम° 
३।१६, इसी प्रकार श० ५।२८, ऋतु० ३२, २१, 
२३, मेघ० ४० 2. लाल कमल, - दम्‌ चाँदी, दः 
1. विष्णु का विशेषण 2. दक्षिण दिशा के दिग्राज का 


नाम 3. कपूर 4. बन्दरों की एक जाति 5. एक नाग 
जिसने अपनी छोटी बहन कुमुद्वती को राम के पुत्र कुश 
को प्रदान किया.--दे० रघु० १६।७५-८६ । सम? 
आकारः, चाँदी,--आकरः, आवासः कमलों से. 
भरा हुआ सरोवर,--ईशः चन्द्रमा,-खण्डम्‌ कमलों का 
सम्‌ ह,-नाथः,-पतिः, बन्धुः, बान्धवः,-सुहृद्‌ (पुं) 
चन्द्रमा । 

कुमुदवती |कुमुद-मतुप्‌-डीप्‌, वत्वम्‌] कमल का पौधा । 

कुमिदिनी [कुमुद+इनि] 1. सफ़ेद फूलों की कुमुदिनी 
- -यथेन्दावानन्दं ब्रजति समुपोढे कुमुदिनी--उत्तर० ५ 
२६, शि० ९।३४ 2. कमलो का समूह 3. कमलस्थली । 
सम० -नायकः, -पतिः चन्द्रमा । 

कुमुद्वत्‌ (वि०) [कुमुद्‌ञ-मतुप्‌, वत्वम्‌] जहाँ कमलो की 
बहुतायत हो - कुमुद्वत्सु च वारिषु-रघु०४।१९,--ती 
1. सफ़ेद फूलों की कुमुदिनी (जो चन्द्रमा के उदय 
होने पर खिलती है) --अन्तहिते शशिनि संव कुमृद्वती 
में दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा--श० ४।२, 
कुमुद्वती भानुमतीव भावं (न बबंध) --रघु० ६।३६ 
2. कमलो का समू ह 3. कमलस्थली,- ईशः चन्द्रमा । 

कुमोदकः [कु~-म्‌द्‌/-णिच्‌+-प्वुंल] विष्णु का विशेषण । 

कुम्बा [कुम्ब्‌--अङ--टाप्‌] यज्ञभूमि का अहाता । 

कुम्भः [कुं भूमि कुत्सितं वा उम्भति पूरयति --उम्भ्‌ त-अच्‌ 
शकं० तारा०] 1. घड़ा, जलपात्र, करवा - इयं सुस्तनी 
मस्तकन्यस्तकुम्मा जग०, वजंयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं 
पयोमुखम्‌--हि० १।७७, रघु० २1३४ इसी प्रकार 
कुच, स्तन? 2. हाथी के मस्तक का ललाट स्थल 
-इभकुम्भ-मा० ५।३२, मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति 
शूरा:-भतु १५९ 3. राशिचक्र में ग्यारहवीं राशि कुम्भ 
4. २० द्रोण के बराबर अनाज की तौल- मनु० ८ 
३२० 5. (योग दर्शन में) श्वास को स्थगित करने के 
लिए नाक तथा मुखविवर को -बन्द करना 6. वेश्या 
का प्रेमी । सम०--कर्णः 'घड़े के सदृश कान वाला' 
एक महाकाय राक्षस जो रावण का भाई था तथा राम 
के हाथों मारा गया था (कहते हे कि इस राक्षस न 
हजारों प्राणी, ऋषि तथा स्वर्गीय अप्सराओं को अपने 
मुँह का ग्रास बना छिया, देवता उत्सुकतापूर्वक उस 
दिन की प्रतीक्षा करने लगे, जब कि इस शक्तिशाली 
राक्षस से मुक्ति मिले । इन्द्र और उसके हाथी एरावत 
के दैन्यभाव के कारण ब्रह्मा में इसे शाप दिया । तब 
से कुम्भकर्ण अत्यन्त घोर तपरंशा करने लगा । ब्रह्मा 
प्रसन्न हुआ, और उसे बरदान देने ही वाला था कि 
देवों ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुम्भकर्ण की 
जिह्वा पर बैठकर उसे बदल दे। तदनुसार जब वह 
ब्रह्मा के पास गया तो 'इन्द्रपद' मांगने के बजाय 
उसके मूह से 'निद्रापद' निकला, जो उसी समय 


( २८६ ) 


स्वीकार कर लिया गया । कहते हैं कि वह छः महीने 
माता था और फिर केवल एक दिन के लिए जागता 
था। जव लंका को राम की वानरसेना ने घेर लिया 


तो रावण मे बड़ी कठिनाई के साथ कुंभकर्ण को जगाया | 


जिससे कि वह उसकी प्रबळ शक्ति का उपयोग कर 
मके । २००० कलन सुरा पीने के पश्चात्‌ कुम्भकर्ण 
ने हजारों बन्दरों को अपना मुखग्रास बनाने के अति- 
रिक्त सुग्रीव को बन्दी वना लिया । अन्त मे कुंभकणं 
राम के हाथों मारा गया ) कारः 1. कुम्हार-याज्ञ० 
३1१४६ 2. वर्ण संकर जाति (वेश्यायां विप्रतश्चौर्या- 
त्कुम्मकार: स उच्यते---उणना, या माळाकारात्कर्मेकर्या 
कुम्भकारो व्यजायत पराशर), - घोणः एक नगर का 
नाम,--जः,-जन्मन्‌ (प्‌) „योनिः, - संभवः 1. अगस्त्य 
मुनि के विशेषण---प्रससादोदधादम्भः कुम्भयोनेमंहौजसः 
--रघु० ४२२, १५।५५ 2. कौरव और पांडवों के 
सँन्यशिक्षाचार्य गुरु द्रोण का विशेषण 3. बशिष्ठ का 
विशेषण, -दासी कुट्टिनी, दूती (कभी कभी यह शब्द 
गाली के रूप मे प्रयुक्त होता है) --रूग्नम्‌ दिन का 
बह समय जब कि रागि चक्र क्षितिज के ऊपर उदय 
होता हैँ,--मंड्कः 1. (शा०) घड़े का मेंढक 
2. (आलं०) अनुभवशून्य मनुष्य--तु० कूपमंडूक, 
---संघिः हाथी के सिर पर ललाटस्थलियों के बीच का 
गर्त । 

कुम्भकः [कुम्भ | कन्‌-+-कै तक वा] 1. स्तंभ का आधार 
2. (योगदर्शन मे) प्राणायाम का एक प्रकार जिसमें 
दाहिने हाथ की अंगुलियों से दोनों नथुने और मुख बंद 
करके सांस रोका जाता हूँ । 

कुम्भा [ कुत्सितम्‌ उम्भति पूरयति इति-उम्भ्‌-अच्‌ 
+-टाप्‌ शकं? पररूपम्‌ ] वेश्या, वारांगना । 

कुम्भिका [ कुम्भञ-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. छोटा बर्तन 
2. वेश्या । 

कुम्भिन्‌ [ कुम्मञ-इनि ] 1. हाथी भामि० १।५२ 
2. मगरमच्छ । सम०--नरकः एक विशेष प्रकार का 
नरक,--मदः हाथी के मस्तक से बहने वाला मद । 

कुम्भिलः [ कुम्भ +-इलचे्‌ ] 1. सेध लगा कर घर में घुसने 
वाला चोर 2. काव्य चोर, लेख चोर 3. साला, पत्नी 
का भाई 4. गर्भ पूरा होने से पहले ही उत्पन्न बालक । 

कुम्भी [ कुम्भन-डीष्‌ ] पानी का छोटा पात्र, घड्या । 
सम०,--नसः एक प्रकार का विषैला साँप --उत्तर० 
२।२९ --पाकः (ए० व० या ब० व०) एक विशेष 
प्रकार का नरक जिसमें पापो जन कुम्हार के बतंनों 
की भांति पकाये जाते हैं -याज्ञ० २२२५, 
मनु? १२।७६। 


कुम्भीकः [ कुंभी ‡-कै ¦-क | पुक्ागवृक्ष । सम०-मक्षिका | 


एक प्रकार की मक्खी । 


कुम्भीरः [ कुम्भिन्‌+-ईर्‌ञ-अण्‌ ] घडियाल, । 

कुम्भोरकः, कुम्भीलः. कुम्भीलकः | कुम्भी र कनु, रस्य रः, 
ततः कन्‌ च] चोर---लोप्त्रेण गृहीतस्य कुम्भी रकस्यास्ति 
वा प्रतिवचनम्‌--विक्रम० २, ङुम्भौलकैः कामुकैश्च 
परिहर्तव्या चन्द्रिका--माळवि० ४ । 

कुर्‌ (तुदा० पर०--कुरति) शब्द करना, ध्वनि करना 

कुरंकरः, कुरंकुरः [ कुरम्‌ इति अव्यक्तशब्दं करोति--कुरम्‌ 
न-कृ~-ट, कुरम्‌ त कुर +शच्‌ च | सारस पक्षी । 

कुरंगः (स्त्री>--गी) [ क्‌+ अङ्गच्‌ ] 1. हरिण-तन्मे 
ब्रूहि कुरंग कुत्र भवता कि नाम तप्तं तपः--शा० 
१।१४, ४६ लवंगी कुरंगी दुगंगीकरोतु--जग० 
2. हरिण की एक जाति (कुरंग ईपत्ताम्रः स्याद्धरिणा- 
कृतिको महान्‌) । सम०--अक्षी,--नयना,--नेत्रा 
हरिण जैसी आँखों वाली स्त्री, नाभिः कस्तूरी । 

कुरंगमः [ कुर+-गम्‌+-खच्‌, मुम्‌ ] दे० 'कुरंग' । 

कुरचिल्लः | कुर+-चिल्ल्‌ न-अच्‌ ] केकड़ा 

कुरटः [ कुर्‌ +-अटन्‌ +-कित्‌ ] जूता बनाने वाला, मोची । 

कुरंटः, कुरंटकः, कुरंटिका [ कुर्‌--अण्टक्‌, कुरण्ट- कन्‌, 

स्त्रियां टाप्‌ इत्वम्‌ ] पीला सदाबहार, कटसरेया । 

कुरंडः [ कुर्‌ --अण्डक्‌ ] अण्डकोश की वृद्धि, एक रोग 
जिसमें पोते बढ़ जाते हैं । 

कुररः (लः) [कुर्न क्रुरच्‌, रल्योरभेदः] क्रौंच पक्षी, 
समुद्री उकाब । 

कररी [कुरर+-डीष्‌] 1. मादा क्रौच,---चक्रन्द विग्ना कुर- 
रीव भूयः--रघु० १४६८ 2. भेड़ । सम०- गणः 
क्रौंच पक्षियों का झुंड । 


कुरवः (बः), कुरव (ब) कम्‌ [ ईषत्‌ रवो यत्र इति, कुरव 
-++कन्‌ | सदाबहार या कटसरेया की जाति,--कुरवकाः 
रवकारणतां यमुः - रघु० ९।२९, मेघ० ७८, हृतु० 
६।१८ --बं (बं),-व (ब) कम्‌ सदाबहार का फूल 
चूडापाशे नवकुरवकम्‌ -मेघ० ६1५, प्रत्याख्यात 
विशेषकम्‌ कुरवकं श्यामावदातारुणम्‌ -मालवि० ३।५। 
करीरम्‌ [ कृ+-ईरन्‌, उकारादेशः ] स्त्रियों का एक प्रकार 
का सिर पर ओढ्ने का कपड़ा । 
(ब०्ब०) [कि+कु उकारादेशः] 1. वर्तमान दिल्ली के 
निकट भारत के उत्तर में स्थित एक देश -श्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌ -कि० १।१, चिराय तस्मिन्‌ 
कुरवश्चकासते--१।१७ 2. इस देश के राजा--रः 
1.पुरोहित 2. भात । सम०---कषेत्रम्‌ दिल्ली के निकट 
एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ कौरव पाण्डवों का महायुद्ध 
हुआ था ---धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः यूयुत्सवः--भग० 
१।१, मनु० २।१९,--जाङ्कलम्‌ = कुरुक्षेत्र राज 
(पूं ०) राजः दुर्योधन का विशेषण,- विस्तः ७०० 
ट्राय ग्रेन के बराबर (४ तोले) सोने का तोल! 
-- बुद्धः भीष्म का विशेषण । 


करुः 


S 


( २८७ ) 


कुरुंटः (प०) लालरंग का सदाबहार,--टी काठ की गुड़िया 
पुत्तलिका । 

कुरुलः (पु ०) वालों का गुच्छा, विशेषकर माथे पर बिखरी 
हुई जुल्फ । 

कुरुवक--कुरबक । 

कुर्खवदः,-दम्‌ [ कुरु विदूर्स-श, मुम्‌ | लालमणि-दम्‌ 
1. काला नमक 2. दर्पण । 

कुकुंट: | कुह--कुट्ने-क | 1. मुर्गा 2. कूडा-करकट । 

कुकुरः [ कुर्‌ +-कुर्‌ --क ] कुत्ता,+- उपकर्तुमपि प्राप्तं निः- 
स्वं मन्यंति कुर्करम्‌--पंच० २।९०, अने० पा० | 

कुचिका->क्‌चिका । 

कुदू कुर्दन == दे ० कुई, कूर्दन । 

कु (क्‌) परः [ कुर्‌+-क्विप्‌, कुर्‌+-पृन-अच्‌ पक्षे दीर्घ: 
नि० | 1. घुटना 2. कोहनी । 

कु (कू) पासः, कु (क्‌) पासिकः [ कुर्पर-अस्‌¬- घञ्ञ्‌, 
पृषो०, कुर्षास (कूर्पास) --कन्‌ ] स्त्रियों के पहनने के 
लिए एक प्रकार की अँगिया या चोली 1. मनोज्ञ- 
कूर्पासकपीडितस्तनाः-ऋतु० ५।८, ४।१६ अने० पा० । 

कुबंत्‌ (अत्रत्त) [कृ+-शतृ | करता हुआ-- (पुं) 
1. नौकर 2. जूते बनान वाला । 

कुलम्‌ [कुल + क] 1. वंश, परिवार - निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य 
सन्ततेः-रघु० ३।१ 2. पारिवारिक आवास, आसन, 
घर, गृह-वसन्नृपिकुळेषु सः-रघु० १२।२५ 3. उत्तम- 
कुल, उच्च वंश, भला घराना-_कुले जन्म--पंच० 
५।२, कुलशीलसमन्वितः- मनु ० ७।५४, ६२, इसी 
प्रकार कुलजा, कुलकन्यका आदि 4. रेवड़, दल, झुंड, 
संग्रह, समूह --मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु-श० २।५ 
अलिकुलसङ्कुल--गीत० १, शि० ९।७१, इसी प्रकार 
गो,” कृमि महिषी? आदि 5. चट्टा, टोली, दल (बुरे 
अर्थ में) 6. शरीर 7. सामने का या अगला भाग,--लः 
किसी निगम या संघ का अध्यक्ष । सम०--अकुल 
(वि०) 1. मिश्च चरित्रबल का 2. मध्यम श्रेणी का, 
“तिथि: (पृ०--स्त्री०) चांद्रमास के पक्ष की द्वितीया, 
षष्ठी और दशमी, "वारः बुघवार,--अङ्कना आदरणीय 
तथा उच्च वंश की स्त्री,--अङ्कारः जो अपन कुल को 
नष्ट करता है, - अचलः,--अद्रिः, पं्वत:,-शेलः मुख्य 
पहाड, जो इस महाद्वीप के प्रत्येक खंड में विद्यमान माने 
जाते हैं उन सात पहाड़ों में से एक, उनके नाम ये 
हैं: -महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः, 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्‍च सध्तैते कुलपर्वताः । --अन्बित 
(वि०} उच्चकुल में उत्पन्न, --अभिमानः कुल का 
गौरव,--आचारः किसी फरिधार या जाति का विशेष 
कर्तव्य या रिवाज, - आचार्यः 1. कुलपुरोहित या कुल- 
गुरु 2. वंशावलीप्रणेता,--आरूम्बिन्‌ (वि०) परिवार 
का पालन पोषण करने वाला,-- ईश्वर; 1. परिवार का 


मुखिया 2. शिव का नाम,--उल्कट (वि०) उच्च- 
कुलोद्धव (टः) अच्छी नमल का घोड़ा ०--उत्पन्न, 
-ाउद्गत,- उद्धव (वि०) भले कुल में उत्पन्न, उच्च- 
कुलोडूव,-उद्दहः कुटुंब का मुखिया या उसे अमर बनाने 
वाला--दे० उद्दह,-उपदेझः खानदानी नाम,-कज्जलः 
कुलकलंक,--कण्टकः जो अपने कुटुंब के लिए कांटे की 
भांति कष्टदायक हो,--कन्यका,-- कन्या उच्वकुल में 
उत्पन्न लड़की-विशुद्धमुग्धः कुलकन्यकाजन:--मा० 
७1१, गृहे-गृहे पुरुषाः कुलकन्यकाः समुद्रहन्ति-मा० ७, 
करः कुलप्रवर्तक, कुल का आदिपुरुष,--क्सन्‌ 
(नप्‌ ० ) अपने कुल की विशेष रीति,-करूद्धू: जो अपने 
कुल के लिए अपमान का कारण हो, -क्षयः 1. कुटूब 
का नाश 2. कुल की परिसमाप्ति,--गिरिः,--भूभूत्‌ 
(पुं) पर्वतः दे० 'कुछाचल' ऊपर,--ध्न (वि०) 
कुछ को बर्बाद करने वाला --दोषैरेतै: कुलघ्नानाम्‌ 
>भग० १।४२,-- ज,--जात (वि०) 1. अच्छे कुल 
में उत्पन्न, उच्चकुलो द्रव 3. कुलक्रमागत, आनुवंशिक 
-+कि० १।३१ (दोनों अर्थो में प्रयुक्त ),-जनः उच्च- 
कुलोङ्कव या संमाननीय पुरुष,---तन्तुः जो अंपने कुल 
को बनाये रखता हैँ,--तिबिः (पुं० स्त्री०) महत्त्वपूर्ण 
तिथि, नामतः चांद्र पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी 
और चतुर्देशी,--तिलकः कुटुंब की कीति, जो अपने 
कुल को सम्मानित करता है, दीपः--दीपकः जिससे 
कुल का नाम उजागर हो,--दुहितू (स्त्रीश) दे० 
कुलकन्या, देवता अभिभावक देवता, कुछ का सरक्षक 
देवता--कु० ७।२७ --धर्म: कुल की रीति, अपने कुल 
का कतव्य या विशेष रीति--उत्सन्नकुलधर्माणां 
मनुष्याणां जनादन--भग० १।४३ मनु० १११८, टा 
१४,--घारकः पुत्र, -- धुर्यः परिवार का भरणपोषण 
करने में समर्थ (पुत्र), वयस्क पुत्र--न हि सति कुल- 
धुर्यं सूर्यवंश्या गृहाय--रघु० ७।७१, - नन्दन (वि०) 
अपने कुल को प्रसन्न तथा सम्मानित करने वाला, 
-+नायिका वाममार्गी शाक्तों की तान्त्रिकपूजा के 
उत्सव के अवसर पर जिस लड़की की पूजा की जाय, 
-+नारी उच्चकुलोद्भव सती साध्वी स्त्री,--नाशः 
1. कुल का नाश या बरबादी 2. विघर्मी, आचारहीनं, 
बहिष्कृत 3. ऊंट,---परम्परा वंश को बनाने वालो 
पीढियो की श्रेणी,--षतिः 1. कुटुंब का मुखिया 2. बह 
ऋषि जो दस सहस्र विद्यार्थियों का पालनपोषण करता 
है तथा उन्हें शिक्षित करता है--परिभाषा--मुनीनां 
दझ्साहस्रं योऽञ्नदानादिपोषणात्‌, अध्यापयति विप्रषि- 
रसी कुलपति: स्मृतः ।-- अपि नाम कुलपतेरियमसवर्ण- 
्षेत्रसंभवा स्यात्‌ श० १, रघु० १।९५, उत्तर० 
३।४८, पांसुका कुलटा स्त्री जो अपने कुल को कलंक 
लगावे, व्यभिचारिणी स्त्री, - पालिः--पालिका, 


( २८८ ) 


“पाली (स्त्री) उच्चकुलोद्भूत सती स्त्री, पुत्र: 
अच्छे कुल में उत्पन्न बेटा--इह सर्वस्वफलिनः कुळ- 
पुत्रमहाद्रुमा:--मृच्छ० ४॥१०,--पुरुष: 1. सम्मान के 
योग्य तथा उच्चकुल में उत्पन्न पुरुष--कश्चुम्बति 
कुलपुरुषो वेश्याधरपल्लवं मनोज्ञमपि--भतूं० १।९२ 
2. पूर्वज,-पूर्वगः पूर्व पुरुष,--भार्या सती साध्वी पत्नी, 
-भृत्या गर्भवती स्त्री की परिचर्या, मर्यादा कुल 
का सम्मान या प्रतिष्ठा, मार्गः कुल की रीति, सर्वो- 
्तमरीति या ईमानदारी का व्यवहार,--योषित्‌, 
--बधू (स्त्री) अच्छे कुल की सदांचारिणी स्त्री, 
--वारः मुख्य दिन (अर्थात्‌ मंगलवार ओर शुक्रवार) 
--विद्या कुलक्रमागत प्राप्त ज्ञान, परंपराप्राप्त ज्ञान, 
--विप्रः कुलपुरोहित,--वृद्धः परिवार का बूढ़ा तथा 
अनुभवी पुरुष, ब्रतः, तम्‌ कुल का ब्रत या प्रतिज्ञा 
-~गलितबयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलब्रतम्‌--रघु० 
३1७०, विञ्वस्मिन्नघुनाऽन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः 
--भामि० १।१३,--श्रेष्ठिन्‌ (पुं) किसी कुटुंब या 
श्रमिकसंघ का मुखिया 2. उच्चकुल में उत्पन्न शिल्प- 
कार्‌,---संख्या 1. कुल की प्रतिष्ठा 2. सम्मानित परि- 
वारों में गणना-मनु० ३।६६,--सन्ततिः (स्त्री०) 
संतान, वंशज, वंशपरम्परा--मनु ५११५९, --संभव 
(वि०) प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न,--सेवकः श्रेष्ठ 
नौकर,-स्त्री उच्च कुल की स्त्री, कुललक्ष्मी,-अधर्माभि- 
भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः - भग० १1४१, 
+स्थिति: (स्त्री०) कुटुम्ब की प्राचीनता या 
समृद्धि! 

कुलक (वि०) [ कुल--कन्‌ ] अच्छे कुल का, अच्छे कुल 
में जन्मा हुआ,-- कः 1. शिल्पियो की श्रेणी का मुखिया 
2. उच्च कुल में उतान्त शिल्पकार 3. वाँबी,- कम्‌ 
1 संग्रह, समूह 2. व्याकरण की दृष्टि से सम्बद्ध ईेलोकों 
का समूह, (पाँच से पन्द्रह तक के इलोकों का समूह 
जो एक वाक्य बनाते हों) उदा० दे शि० ११-१०, 
रघु० १।५-- ९, इसी प्रकार कुर १।११--६ । 

कुलटा | कुल -अट्‌--अन्‌ --ठाप्‌ शक० पररूपम्‌ ] व्यभि- 
चारिणी स्त्री मुद्रा ६।५, याज्ञ० १।२१५। सम? 
“पति: भ्रप्टा या जारिणी स्त्री का स्वामी । 

कुलतः (अव्य०) कुछ = तसिल्‌ ] जन्म से । 

कुलत्थः | कुल “-स्था--क पृषो० साधुः ] कुलथी, एक 
प्रकार को दाल । 

कुलन्धर (वि०) [ कुल +-वृ -खच्‌, मुम्‌ ] अपने कुल का 
सिलसिला चलाने वाला । 

कुलम्भरः, - लः | कुल-- भृ (खच्‌, मुम्‌ ] चोर । 

कूलवत्‌ [ कुल; मतुप्‌, मस्प वत्वम्‌ | कुलीन, अच्छे घराने 
में उत्पन्न । 

कुलायः,-यम्‌ [ कुलं पक्षिसमूहः अयतेऽअत्र-कुल+-अय्‌ 


+-घञ्ञ्‌ ] पक्षियों का घोंसला, -कूजक्लान्तकपोत- 
कुक्कुटकुलाः कूले कुलायद्रुमाः--उत्तर० २।९, नै० १। 
१४१ 2. शरीर 3. स्थान, जगह 4. बुना हुआ वस्त्र, 
जाला 5. बक्स या पात्र। सम०-निलायः घोंसले 
में बैठना, अंडे सेना, अंडों में से बच्चे निकालने के लिए 
अंडों के ऊपर बैठना । --स्थः पक्षी । 

कुलायिका [ कुलाय | ठन्‌ ]-टाप्‌ | पक्षियों का पिजड़ा, 
चिड़ियाघर, कबूंतरखाना, दड़बा । 

कुलालः [ कुल्‌ +कालन्‌ ] 1. कुम्हार, ब्रह्मा येन कुलाल- 
बन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे-भतुं० २।९५ 2. जंगली 
मुर्गा । 

कुलिः [ कुल्‌ +-इन्‌, कित्‌ | हाथ । 

कुलिक (वि०) | कुल+-ठम्‌ ] अच्छे कुल का, उत्तम कुल 
में उत्पन्न,--कः 1. स्वजन--याज्ञ० २।२३३ 2. शिल्पि- 
संघ का मुखिया 3. उच्चकुलोद्धव कलाकार । सम० 
--वेला दिन का वह समय जबकि कोई शुभ कार्य 
आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

कुलिङ्गः [ कु+लिङ्गञ-अच्‌ | 1. पक्षी 2. चिड़िया । 

कुलिन्‌ (वि०) (स्त्री-नौ) [ कुलत-इनि ] कुलीन, 
उच्चकुलोद्धव, (१०) पहाड़ । 

कुलिन्दः (ब० व०) | कुल्‌ +-इन्द ] एक देश तथा उसके 
शासकों का नाम । 

कुलिरः, -रम्‌, [ कुल +-इरन्‌,, कित्‌ | 1. केकड़ा 2. राशि 
चक्र में चौथी राशि, कर्कराशि । 

कुरि (लो) शः, ज्ञम्‌ [ कुलि+शी+ड, पक्षे पृषो० 
दीर्घ: ] इन्द्र का वज्र वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठिता 
श्रीव लक्ष्यते-कु० २।२०, अवेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ 
-~-१।२०, रघु० ३।६८, ४।८८, अमरु ६६ 2. वस्तु 
का सिरा या किनारा -मेघ० ६१। सम०--धरः, 
-- पाणिः इन्द्र का विशेषण,-- नायकः मैथुन की विशेष 
रीति, रतिसंबंध । 

कुली [ कुलि--डोष्‌ ] पत्नी की बड़ी बहन, बड़ी साली । 

कुलीन (वि०) [ कुल+ख ] ऊँचे वंश का, अच्छे कुल का, 
उत्तम परिवार में जन्म हुआ, दिव्ययोषितमिवाकुली- 
नाम्‌--का० ११,--नः अच्छी नसल का घोड़ा । 

कुलीनसम्‌ [ कुलीनं भूमिलम्तं द्रव्यं स्यति - कुलीन +-सो 
त-क ] पानी । 

कुलीरः,_-रकः [ कुल्‌-ईरन्‌, कित्‌; कुलोर-+-कन्‌ | 
1. केकड़ा 2. राशिचक्र में चौथी राशि, कर्क राशि । 

कुलक्कगुञ्जा [कौ पृथिव्यां लुक्का, लुक्कायिता गुञ्ज इव] 
डुकाठी, जलती हुई लकड़ी । 

कुलूतः (ब० व०) एक देश और उसके शासकों का नाम । 

कुल्माषम्‌ [ कुलू |-क्दिप्‌, कुलू माषोऽस्मिन्‌ ब० स० ] 
कांजी, - षः एक प्रकार का अनाज । सम०--अभि- 
धृतम्‌ कांजी । 


( २८९ ) 


(वि०) [ कुल--यत्‌ ] 1. कुटुंब, वंश या नियम से 
संबंध रखने वाला 2. सत्कुलोद्भव,--ल्यः प्रतिष्ठित 
मनृष्य,-- ल्यम्‌ 1. कौटुंबिक विषयों में मित्रों की मांति 
पूछताछ (समवेदना, बघाई आदि) 2. हड्डी-महावी० 
२।१६ 3. माँस 4. छाज,-ल्या 1. साध्वी स्त्री 
2. छोटी नदी, नहर, सरिता-कुल्याम्भोभि: पवनचपले: 
ज्ञाखिनो वौतमूला:--श० १॥१५,--कुल्येबोद्यानपाद- 
पान्‌--रघु० १२१३ ७४९ 3. परिखा, खाई 4 आठ 
द्रोण के बराबर अनाज की तोल । 

कुवम्‌ [ कु+वा+क ] 1. फूल 2. कमल । 

क्बर==दे० तुवर । 

कबलम्‌ [ कु + वल -।-अच्‌ ] 1. कुमुद 2. मोती 3. पानी । 

कुवलयम्‌ ! कोः पृथिव्याः वलयमिव--उप० स० ) 1. नीला 
कुमुद - कुवलयदलस्निग्धैर ङ्ग ददौ नयनोत्मवम्‌-उत्तरः 
३।२२ 2. कुमुद 3. पृथ्वी (पुंऽ भी) ¦ 

कुबलूयिनी | कुवलय -:-इनि--डीप्‌ | 1. नीली कुमृदिनी 
का पौधा 2. कमलों का समूह 3 कमलस्थली 
4. कमल का पोघ्रा । 

कुबाद (दि०} [ कु +वद्‌ --अण्‌ ] 1. मान घटाने वाला 
साख कम करने वाला, निन्दक 2. नीच, दुरात्मा 
अघम ¡ 

कुठिकः !द० व०) एक देश का नाम ! 

कुजि ¦ पि) न्द. ¦ कु~-विद्‌ +-श, मुम्‌, कुप्‌+-किन्दच्‌ | 
1 बुनकर - कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणग्रामममित 

-काव्य० 3 2. जुलाहा जाति का नाम । 

कुवेण! | कु >वेश : इन्‌+-डीप्‌ ] 1. मछलियां रखने की 
टोकरी [ कुत्सिता वेणी ] 2. बुरी तरह बँघी हुई सिर 
को चोटी । 

कुवेलम्‌ | कुवेष जलजपुष्पेषु ई शोभां लाति--कुव--ई 

+ ला +के | कमल । 

कुश: [| कु + शी +- ड } 1. एक प्रकार का घास (दर्भ) जो 
पवित्र साना जाता हैं और बहुत से घर्मानुष्ठानों में 
जिसका होना आवश्यक समझा जाता हु,-पवित्रार्थ इमे 

--कुशपूत॑ प्रवयास्तु विष्टरम्‌--रघु० 

४1९८, ९५ 2. राम के बड़े पुत्र का नाम (वह 

राम के जुड़वां पुत्रों में से एक था, जब रामने सीता 

को निष्ठुरतापूर्वक जंगल में छोड़ दिया था, उसके 

दाद शीघ्र ही जुड़वाँ पुत्रों का जन्म हुआ जिनमें कुश 

डडः था क्योंकि उसने संसार को पहले देखा; कुश 

और लव दोनों भाइयों का पालन पोषण वाल्मीकि ने 

किया. उन्हे आदिकवि के महाकाव्य रामायण का पाठ 

करना सिखाणश! गसः । राम ने कुश को कुशावती का 

राजा इना दिश! और वह अपने पिता की मृत्यु के 

पश्चात्‌ कुछ समय तक वहाँ रहा । परन्तु अयोध्या 

की पुरानी राजपानी की अधिष्ठात्री-देवी ने उसे स्वप्न 
३४ 


1 
१ 
| 
रि 
| 
| 
| 
|| 
1 
| 
{ 


| 


में दर्शन दिए और कहा कि उसे इस प्रकार देवी का 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए. तब कुश अयोध्या को 
लौट आया--दे० रघु १६:३-४२) .- शम्‌ पानी जैसा 
कि 'कुशेशय' हें ' सम०--अग्रम्‌ कुशघास के पत्ते 
का तेज किनारा, इसीलिए समास में यह शब्द प्रायः 
'तोक्षण' 'तेज' और 'तीव्र' अर्थ प्रकट करता है जैसाकि 
“बुद्धि (वि०) तीव्रबुद्भि. तेजबुद्धि जाला, तीक्ष्णबुद्धि; 
--(अपि) कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते--रघु० ५1४, 
--अग्नोय (वि०) तीब्र, तेज -अङगरीयम्‌ कुशघास की 
बनी अंगूठी जो घर्मानष्ठान के अवसर पर पहनी जाती 
है,--आसनम्‌ कुशा का बना हुआ आसन या चटाई, 
स्थलम्‌ उत्तर भारत में एक स्थान का नाम 
- वेणी० १। 

कुहल (वि०) [कुशान्‌ लातीति---कुश¬-ला-+-क | 

सही, उचित, मंगल शुभ--शि० १६४१, भग० 

१८।१० 2. प्रसन्न, समृद्ध 3. योग्य. दक्ष, चतुर, प्रवीण, 
अभिज्ञ (अघि० के साथ या समास में )--दण्डनीत्यां 
च कुशलम्‌ याज्ञ: १३१३, २।१८१, सनु० ७११० 
रघु० ३।१२,- लम्‌ 1. कल्याण, प्रसन्न तथा समृद्ध 
अवस्था, प्रसन्नता,--पप्रच्छ कुशल राज्य राज्याश्रममुर्ति 
मुनिः--रघु० ११५०, अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति 
त्वाम्‌ -मेघ० १०१ अपि कुशल भवतः 'आप अच्छी 
तरह से हैं ?' 2. गुण 3. चतुराई. योग्यता । सम० 
--काम (वि०) प्रसन्नता का इच्छुक, -- प्रश्‍न: किसी 
से कुशलमंगल पूछना (मित्रो की भाँति),--बुद्धि 
(वि०) बुद्धिमान्‌, समझदार, तोत्रबुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि। 

कुषलिन्‌ (वि०) (स्त्री०-मी) [ कुशल-+इनि | प्रसन्न, 
राजी खुशी, समृद्ध-- अथ भगवॉल्लोकानुग्रहाय कुशली 
काश्यप:--श० ५, रघु० ५।४, मेघ० ११२ । 

कुल्ला [ कुश--टाप्‌ ] 1. रस्सी 2. लगाम । 

कुशावतो [कुश-- मतुप्‌, मस्य त्रः, दीघं? इस नाम की एक 
नगरी, राम के पुत्र कुश की राजघानी, दे० 'कुश' । 

कुशिक (वि०) [| कुश-+ठन्‌ | भैंगी आँख वाला,--क 
1. विश्वामित्र के दादा का नाम, (कुछ दूसरे वर्णनों के 
अनुसार--विद्वामित्र के पिता का नाम) 2. फाली 
(हल की) 3. तेल की गाद । 

कृषो [ कुश--डीष्‌ ] हल की फाली । 

कुशोलूवः | कुत्सितं शीलमस्य--कुशील--व ] 1.. भाट 
गवैया--मनु० ८1६५, १०२ 2. (नाटक का) पात्र, 
नर्तेक- तत्सवें कुशीलवाः सङ्गीतप्रयोगेण मत्समीहित- 
संपादनाय प्रवर्तताम्‌-- मा० १, सत्किमिति नारम्भयसि 

कुशीलवैः सह सङ्गीतक्रम्‌- वेणी» १ 3. समाचार 

फलाने वाला 4 वाल्मीकि का विशेषण । 

कुझुस्भः | कु+-शुम्भ्‌+-अच्‌ ] संन्धासी का जरूपात्र, 
कमण्डलू । 


-( २९० ) 


कुशूलः [ कुस्‌+-ऊळच्‌, पृषो० सस्य झत्वम्‌ ] 1. अन्नागार 
(खत्ती), कोठी, भंडार--को धन्यो बहुभिः पुतः 
कुशलापूरणाढके:--हि० प्र २० 2. भूसी से बनाई 
हुई आग । 

कुशेशयम्‌ [ कुशे--शी +-अच्‌, अलुक्‌ स० ] कुमुद, कमल 
-भूयात्कुशेशय रजो मृदुरेणु रस्या:(पन्था:)--शे० ४1१०, 
रघु० ६1१८,--यः सारस पक्षी । 

कुष्‌ (क्रथा० पर०- कुष्णाति, कुषित) 1. फाडना, निचो- 
इना, खींचना, निकालना--शिवा: कुष्णन्ति मांसानि 
= भट्टिः १८।१२, १७१०, ७।९५ 2. जाँचना, 
परीक्षा लेना 3. चमकना, निस्‌- निचोड़ना, फाङ्ना, 
निकालना-उपान्तयोनिष्कुषितं विहङ्गः~- रधु ० ७५०, 
भट्टि ९।३०, ५।४२, इसी प्रकार--कार्कैनिष्कुषितं 
श्वभि: कवलितं गोमाय्‌ भिर्लुण्ठितम्‌ - गंगाष्टक । 

कुषाकुः | कुष्‌ + काकू ] 1. सूर्यं 2. अग्नि 3. लंगूर, बंदर । 

कुष्ठः,-ष्ठम्‌ [ कुप्‌ +-क्‌थन | कोढ़ (कोढ़ १८ प्रकार का 
होता हैँ) -- गलत्कुष्ठाभिभूताय च-भर्तृ० १।९०। 
सम०--अरिः 1. गंधक 2. कुछ पौधों के नाम । 

कुष्ठित (वि०) [ कुष्ठ+-इतच्‌ ] कोढ़ से पीड़ित, कोढ़- 
ग्रस्त । 

कुष्ठिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ कुष्ठ+-इनि ] कोढ़ी । 

कुष्माण्डः [ कु ईपत्‌ उष्मा अण्डेषु बीजेषु यस्य--ब० स० 
शक” पररूपम्‌ | एक प्रकार की लौकी, तूमड़ी, 
कुम्हड़ा । 

कुस्‌ (दिवा० पर०--कुष्यति, कुसित) 1. आलिंगन करना 
2. घरना । 

कुसितः [ कुस्‌ +- क्त ] 1. आवाद देश 2. जो सूद से जीविका 
चलाता हैं, दे० 'कुशीद' नी» । 

कुसी (सि) द: [ कुस+ईद | (इसे 'कुशीद' या 'कुषीद' 
भी लिखते हें । साहुकार, सूदखोर--दम्‌, 1. वह 
कर्जा या वस्तु जो व्याज सहित लौटायी जाय 
2. उधार देना, सूदखोरी, सूदखोरी का व्यवसाय 
-_कुसीदाद्‌ दारिद्र्यं परकरगतग्रन्थिशमनात्‌--पंच० 
१।११, मनु० १।९०, ८।४१०, ग्राश॑० १।११९। 
सम०--पथः सूदखोरी, सूदखोर (पठान) का ब्याज, 
५ प्रतिशत से अधिक ब्याज- वृद्धिः (स्त्रीश) घन पर 
मिलने वाला ब्याज,--क्रुसीदवृद्धिददंगुग्यं नात्येति सक्क- 
दाहृता- मनु० ८१५१ । 

कुसौदा | कुसीद--टाप्‌ ] सूदखोर स्त्री । 

कुसीदाथी [ कुसीद--डीप्‌, ऐ आदेशः ] सूदखोर की पत्नी । 

कुसीदिकः - कुसौदिन्‌ (पुं०) [ कुसीद +-ष्ठन्‌, इनि वा] 
सूदखोर । 

कुसुमम्‌ [ कुषू- उम | 1. फूल,--उदेति पूर्व कुसुमं ततः 
फलम्‌, श० ७1३० 2. ऋतु-स्राव 3. फल । सम० 
अञ्जनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन की भांति 


प्रयुक्त होती है,--अज्जलि: मुट्ठी भर फूल, अधिचः, 
अधिराज्‌ (१०) चम्पक वृक्ष (इसके फूल पीले रंग 
के सुगंघयुक्त होते हैं), अवचायः फूलों का चुनना 
~-भम्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि 
सख्य:--काव्य ० ३,--अवतंसकस्‌ फूलों का गजरा, 
~-अस्त्रः,-आयुधः,-- इषुः, बाणः, - शरः 1. पुष्प- 
मय बाण 2. कामदेव,--अभिनवः कुसुमेषुव्प्रापारः 
मा० १ यहाँ 'कुसुमेष्‌ व्यापारः’ भी पढ़ा जा सकता 
हैं) -- तस्मे नमो भगवते कुसुमामधाय--भर्तृं० १।१, 
ऋतु० ६३३, चौर० २०, २३, रघ्‌० ७।६१, शि० 
८1७०, ३।२ कुसुमशरबाणभावेन-गीत० १०,-आकरः 
1. उद्यान 2. फूलों का गुच्छा 3. बसंत ऋ तु--ऋतूनां 
कुसुभाकरः-भग० १०।३५, इसी प्रकार भांमि० १।४८, 
आत्मकम्‌ केसर, जाफरान,-- आसचम्‌ 1. शहद 
2. एक प्रकार की मादक मदिरा (फूलों से तैयार की 
गई) ,-- उज्ज्वल (वि० ) फूलों से चमकीला, - कामुकः, 
-“चाषः,-धन्वन्‌ (पुं) कामदेव के विशेषण - कुसुम- 
चापमतेजयदंशुभिः - रघु० ९1३९, ऋतु० ६।२७, 
उचित (वि०) पुष्पों का अम्बार हो गया है जहाँ 
~ पुरम्‌ पाटलीपुत्र (पटना) का नाम - कुसुमपुराभि- 
योग प्रत्यनुदासीनो राक्षसः-- मुद्रा २,--लता खिली 
हुई लता,--शयनम्‌ फूलों की शय्या--विक्रम० ३1१०, 
--स्तबकः फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता --कुसुमस्तवक- 
स्येव द्वे गतौ स्तो मनस्विनाम्‌--भत्‌ं ० २।३३ । 

कुसुमवती [ कुसुम |-मतुप्‌--डोप्‌, मस्य ब: | ऋतुमती या 
रजस्वला स्त्री । 


कुसुमित (वि०) [ कुसुम--इतच्‌ ] फूलों से युक्त, पुष्पों 
से सुसज्जित । 


कुसुमालः [ कुसुमवत्‌ लोभनीयानि द्रव्याणि आलाति--इति 
कुसुम आ--ला-+क ] चोर। 

कुसुम्भः ~भम्‌ [कुस्‌ ]-उम्भ] 1. कुसुम्भ,-कुसुम्भारुणं चारु 
चेळं बसाना--जग०, रघृ० ६।६ 2. केसर 3. संन्यासी 
का जलपात्र, कमण्डलु,--भम्‌ सोना,--भः बाह्य स्नेह 
(कुसुम्भी रग से तुलना की गई है) । 

कुसूलः [ कुस्‌+-ऊलच्‌ | 1. अन्नागार (खत्ती), भण्डार, 
गृह (अनाज आदि के लिए) । 

कुसृतिः (स्त्री०) [ कुत्सिता सृतिः ] जालसाजी, ठगी, घोखा- 
देही । 


कुस्तुभः [ कु¬-स्तुंभ्‌+क ] 1. विष्णु 2. समुद्र । 

कृहः [ कुह ‡-णिच्‌+-अच्‌ ] कुबेर, धनपति । 

कुहकः [ कुह +-क्वृन्‌ ] छली, ठग, चालाक (ऐन्द्रजालिक), 
--कम्‌,--का चालाकी, धोखा। सम०--कार 
(वि०) कपटी, छलिया,--चकित (वि०) दाँवपेंच से 
डरा हुआ, शक करने वाला, सावधान, सजग--हि० 
४। १०२, स्वनः, स्वरः मुर्गा । 


( २९१ ) 


कुहनः | कु+हनू्‌-+-अच्‌ | 1. मूसा 2. साँप--नम्‌ 
1. छोटा मिट्टी का बर्तन 2. शीशे का वर्तन । 

कुहना, कुहनिका | कुह +यू, कुहन-+कर+-ठाप्‌, इत्वम्‌ | 
स्वार्थ की पूति के लिए धार्मिक कड़ी साधनाओं का 
अनुष्ठान, दंभ । 

कृहरम्‌ [ कुह +-क--कुहं राति, राक ] 1. गुफा, गढ़ा 
-“जैसा कि 'नाभिकुहर' या आस्य? में 2. कान 
3. गला 4. सामीप्य 5. मैथुन । 

कुहरितम्‌ | कुहर-+-इतच्‌ ] 1. ध्वनि 2. कोयल की कुकू 
3. मैथुन के समय सी, सी का शब्द । 

हः, कह: (स्त्री) [कुहू + कु, कुहु ञ-ऊङ्‌ ] 1. नया चंद्र- 
दिवस अर्थात्‌ चान्द्रमास का अन्तिम दिन- (अमावस्या) 
जब कि चन्द्रमा अदृश्य होता है- करगतैव गता 
यदियं कुहुः--ने० ४।५७ 2. इस दिन की अघिष्ठात्री 
देवी--मनु० ३।८६ 3. कोयल की कूक - पिकेन 
रोषारुणचक्षुषा मुहुः कुहुरुताहयत चन्द्रवेरिणी--ने० 
११००, उन्मीलति कुहूः कुहूरिति कलोत्तालाः पिकानां 
गिर:--गीते ० १ | सम ०--कष्ठ:,--मुख:,--रव:,-- 
ला शब्दः कोयल । 

(भ्वा०--तुदा० आ०--कवते, कुवते) (क्रया० उभ० 
--कु~-कूनाति, कु --कूनीते) 1. ध्वनि करना, कल- 
रव करना 2. कष्टावस्था में क्रत्दत करना-खगाइचुकु- 
विरेष्शु भम्‌ू--भट्टि ० १४२०, १२०, १४५, १५२६, 
१६।२९ । 

कः (स्त्री०) [ कून-क्विप्‌ ] पिशाचिनी, चुडेल । 

कचः [ क्‌ ‡-चट्‌ | स्त्री का स्तन (विशेष कर जवान या 
अविवाहित स्त्री का) दे० 'कुच' । 

कथिका, कूची [ कूच+-कन्‌-+-टाप्‌, इत्वम्‌, कूच-|-डीष्‌ ] 
1. बालों का बना छोटा ब्रुश, कंची 2. ताली । 

कूज्‌ (भ्वा० पर०--कूजति, कूजित) अस्पष्ट ध्वनि करना, 
गूंजना, कूजना, कूकना--कूजन्तं राम रामेति मधुरं 
मधुराक्षरम्‌ -रामा०, पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज 
= कु० ३।३२, ऋतु० ६। २२, रघु० २।१२, ने० 
१।१२७ नि , परि-., वि -, कूजना, कुकू की 
अस्पष्ट ध्वनि करना । 

कूजः, कूजनम्‌, कूजितम्‌ { कूजन अच्‌, कूज्‌ +ल्युट्‌, कूज्‌ 

नाक्त | 1. कूजना, कुकू की ध्वनि करना 2. पहियों 

की घरघराहट । 

( वि० ).[ कूट+-अच्‌ ] 1. मिथ्या, जैसा कि -'कूटाः 

स्युः पूर्वसाक्षिणः में याज्ञ १।८० 2. अचल,स्थिर, 

ट;,--टम्‌ 1. जालसाजी, भ्रम, धोखा 2. दाँव, जालः 

साजी से भरी हुई योजना 3. जटिल प्रश्‍न, पेचीदा या 

उलझनदार स्थल जैसा कि कूटइलोक और कूटा- 

न्योक्ति 4. मिथ्यात्व, असत्यता (प्रायः समास में 

विशेषण के बल के साथ प्रयोग) "वचनम्‌, झूठे या 


घोखे में डालने बाले शब्द “तुला, "मानम्‌ आदि 
5. पहाड का शिखर या चोटी-वर्घयन्निब तत्कूटानुद्धतै- 
्घातुरेणुभिः--रघु० ४।७१; मेघ० ११३ 6. उभार 
या उत्तृगता 7. अपने उभारों समेत माथे की हड्डी 
सिर का शिखा 8. सींग 9. सिरा, किमारा--याज्ञ० 
३।९६ 10. प्रधान, मख्य 11. राशि, ढेर, समूह; 
अश्रकटम्‌--बादलों का समूह, इसी प्रकार अन्नकूटम्‌ 
--अनाज का ढेर 12. हथौड़ा, घन 13. हल की फाली 
कुशी 14. हरिणों को फसाने का जाल 15. गुप्ती 
जसे ऊनी म्यान में वर्छी, या हाथ की यष्टिका में 
कृपाण 16. जलकलश, 1. घर, आवास 
2. अगस्त्य की उपाधि। सम०-अक्षः झूठा या कपट से 
भरा पासा (सीसा या पारा भरा हुआ जिससे फेंकने 
पर वह खास बल पर ही चित हो) -क्टाक्षोपधिदे- 
विन:-याज्ञ २।२०२,-भगारम्‌ छत पर बनी कोठरी, 
अर्थः अर्थो की सन्दिग्चता 'भाषिता कहानी, उपन्यास, 
-उपायः जालसाजी से भरी योजना, कूटचाल, कूटनीति 
-कारः धोखेबाज, झूठा गवाह,-कृत्‌ (वि०) ठगनेवाला, 
धोखा देने वाला 2. जाळी दस्तावेज बनानेवाला 
याज्ञ २।७० 3. घूस देने वाला (पुं०) 1. कायस्थ 
2. शिव का विशेषण,-कार्षापणः झूठा कार्षापण,-खड्भः 
गप्ती,--छदान्‌ (पुं०) ठग,--तुला पासंग वाली तराजू, 
--धमं (वि०) जहाँ झूठ (मिथ्यात्व) कर्तब्य कर्म 
समझा जाय (ऐसा स्थान, घर, और देश आदि) 
पाकलः पित्तदोषयक्त ज्वर जिससे हाथी ग्रस्त 
होता हैं, हस्तिवातज्वर-अचिरेण वैकृतविवतंदारुण 
कलभं कठोर इब कूटपाकलः: (अभिहन्ति) -मा० १।३९, 
(कभी कभी इसी शब्द को 'कूटपालक' भी लिख देते 
हुँ) --पालकः कुम्हार, कुम्हार का आवा,--पाशः, 
-चन्धः जाल, फंदा,-रघु० १३।३९,-मानम्‌ झूठी माप 
या तोल,--मोहनः स्कन्द का विशेषण,-यन्त्रम्‌ हरिण 
एवं पक्षियों को फंसाने का जाल या फंदा,-युद्धम्‌ छल 
और धोखे की लड़ाई, अधर्मयुद्ध रघु० १७।६९, 
-शाल्मलि: (पृं ० स्त्री०) 1. सेमल वृक्ष की एक जाति, 
2. तेज कांटों से युक्त वृक्ष (एक उपकरण-गदा-जिससे 
यमराज पापियों को दण्ड देता है) दे० रघु० १२। 
९५ और इस पर मल्लि$ की टीका,-- शासनम्‌ जाली 
आज्ञापत्र या फरमान,--साक्षिन्‌ (पुं०) झूठा गवाह, 
-स्थ (वि०) शिखर पर खड़ा हुआ, सर्वोच्च पद पर 
अधिष्ठित (वंशावलीद्योतक तालिका में प्रधान पद पर 
अवस्थित),-स्थः परमात्मा (अचल, अपरिवर्तनीय, तथा 
शाश्वत) भग० ६।८, १२।३,- स्वर्णम्‌ खोटा सोना । 

कटकम्‌ [ कूट- कन्‌ ] 1. जालसाजी, घोखादेही, चालाकी 
2. उत्सेध, उत्तंगता 3. कुशी, हल की फाली । सम० 
--आशख्यानम्‌ गढ़ी हुई कहानी । 


( २९२ ) 


कूटशः (अव्य०) [ कूट 

कड़चम्‌--कुड्य । 

कूण्‌ (चुरा० उभ०- कूणयति-ते, कूणित) 1. बोलना, 
बातचोत करना 2. सिकोड़ना, बंद करना (इस अर्थ 
मे आ० माना जाता हूँ) 

कणिकः [ क्‌ण्‌-+-ण्बुल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. किसी पशु का 
सींग 2. वीणा की खंटी । 

कूणित (वि०) ! कृण्‌+-क्त ] बन्द, मुंदा हुआ । 

कूहालः | कु +दल-+-अण, पृषो ० ] पहाड़ी आबनूस । 

कूपः [ कुवन्ति मण्ड्का अस्मिन्‌-कु+-एक्‌ दीर्घश्च ] 
1. कूर्मा -कूपे यश्य पयोनिधावपि घटो गृह्मति तुल्यं 
जलम्‌ -भत्‌० २।४९, इसी प्रकार -नितरां नीचोऽ- 
स्मीति त्व खेदं कूप मा कदापि कृथाः, अत्यन्तसरस- 
हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि-भामि० १९ 
2. छिद्र, रन्ध, गढ़ा, गर्त जैसा कि 'जघनकूप' में 
3. चमड़े की बनी तेल रखने की कुप्पी 4. मस्तूल 
-—क्लोणीनौकूपदण्डः-दश० १। सम०--अङ्कुः,अद्धः 
रोमांच, --कच्छपः, - मण्ड्क:--को (शा०) कुएँ का 
कछुवा या मेदक, (आलं०) अनुभवशून्य मनुष्य, जो 
सांसारिक अनुभव नहीं रखता, सीमित जानकारी 
रखने वाला मनुष्य जो केवळ पास पड़ोस को ही 
जानता है, (प्रायः 'तिरस्कारद्योतक' शब्द ),-- यन्त्रम्‌ 
रहट, कुएँ से पानी निकालने का यन्त्र-- °यन्त्रघटिका, 
यन्त्रघटी रहेट में पानी निकालने के लिए लगी डोल- 
चिया । “यन्त्रघटिका न्याय=दे० 'न्याय' के नीचे । 

कूपकः [ कूप ‡-कत्‌ |) 1. कुआँ (अस्थायी या कच्चा) 
2, , रम्न, गतं 3. कूल्हों के नीचे का गडढा 

4. खूंटा जिसके सहारे किस्ती का लंगर बाँध दिया 
जाया है 5. मस्तूल 6. चिता 7. चिता के नीचे का 
छिद्र 8. चमड़े की बनी तेल-कुप्पी 9. नदी के बीच की 
चट्टान या वृक्ष । 

कूपा (बा) रः | कुत्सितः पारः तरणम्‌ अस्मिन्‌-ब० 
स० | समुद्र, सागर । 

रूपो [ कूप+-डीष्‌ | 1. छोटा कुआँ, कुइया 2. पलिध, 
बोतल 3. नाभि । 
(ब) र (वि०) (स्त्री०--री) [ कु+ब (व) रच्‌] 
1. सुन्दर, रुचिकर 2. कुबडा,--रः,--रम्‌ गाड़ी की 
वल्ली या स्थूण-भुजा जिसमें जूआ बाँधा जाता है, 
नारी 1. कम्बल या किसी दूसरे कपड़े के परदे से 
ढकी हुई गाड़ी 2. गाड़ी की बल्ली जिससे जूआ बाँघा 
जाय--वेणी ० ४ । 

कूरः,-रम्‌ [ वे+-क्विप्‌ ==ऊः, कौ भूमौ उवं वयनं लाति 
-ण्ला-कः, खरयोरसेदः ] भोजन, भात--इतश्च 
कूरच्युततैलमिश्रं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्मते मात्रपुरुषँः 
णामच्छ् ४1 


तीशस्‌ ] ढेरों या समूहों में । 


कूर्चः-चंम्‌ [ कुरु--चट्‌ नि० दीर्घ:] 1. गुच्छा, गठरी 
2. मुट्ठीभर कुश घास 3. मोरपंख 4. दाढी--आगत- 
मनध्यायकारण सविशेषभूतमद्य जीणंकर्चानाम-उत्तर० 
४, या पूरयतिव्यमनेन चित्रफलकं लंबकूर्चानां तापसानां 
कदसम्बे:--श० ६ 5. चुटकी 6. नाक का ऊपरी भाग, 
दोनों भौवों के बीच का भाग 7. कूची, ब्रश 8. धोखा, 
जालसाजी 9. शेखी बघारना, डींग मारना 10. दम्भ, 
— चेः £-सिर 2. भण्डार । सम०- शौर्षः- शेखरः 
नारियल का पेड़ । 


कूचिका [ कूर्चक.{-टाप्‌ +-इत्वम्‌ ] 1. चित्रकारी करने की 
कुंची, बुश या पैंसिल 2. चाबी 3. कली, फूल 
4. जमाया हुआ दूध 5. सुई । 
कूर्द्‌ (भ्वा० उभ०--कूर्दति-ते, कूदित) 1. छलांग लगाना, 
कूदना 2. खेलना, बालकेलि करना-वव्रश्चु राजुधूर्णश्च 
स्यमुश्चुकूदिरे तथा--भट्टिश १४७७, ७९, १५४५, 
उद्‌--, कूदना, उछलना । 
कर्दनम्‌ [ कद +-ल्युट ] 1. उछलना 2. खेलना, क्रीडा 
करना, - नी 1. चैत्र की पूणिमा को कामदेव के सम्मान 
में मनाया जाने वाला पर्व 2. चेत्रमास की पूणिमा । 
कपः [ कुर्‌+-पा+क, दीर्घ: ] दोनों भौवों के बीच का 
भाग । 
| क्षरः [ कुर्‌-+-किविप्‌, कुर्‌ --पृ+-अच्‌, दीर्घः नि०] 
1. कोहनी--शि० २०।१९ 2. घुटना । 
कूर्मः [ कौ जले ऊमिः वेगोऽस्य पृपो० तारा० ] 1. कछुवा 
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः - मनु ० ७। 
१०५, भग० २।५८ 2. विष्णु का दूसरा (कूर्मावतार) 
अवतार । सम०--अवतारः विष्णु का कूर्मावतार 
-_चु० गीत० १--क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति 
पृष्ठे धरणिघरणकिणचक्रगरिप्ठे, केशव घृतक च्छपरूप, 
जय जगदीश हरे । --पुष्ठम्‌,--पृष्ठकस्‌ 1. कछ्वे की 
कमर या पीठ 2. तश्तरी का ढकना,-- राजः द्वितीय 
अवतार के समय कछुवे के रूप में विष्णु । 
कूलम्‌ [ कूल्‌-+-अच्‌ ] 1. किनारा, तट--राघामाधवयोजं- 
यन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः--गीत० १, नदीवोभयकूल- 
भाक्‌--रघु० १२1३५, ६८ 2. ढलान, उतार 3. छोर, 
कोर, किनारी, सन्निकटता-कुलायकूलेषु विलुठ्य तेषु 
ते-न० १।१४१ 4. तग्डाब 5. सेना का पिछला 
भाग 6. ढेर, टीला । सम०--चर (वि०) नदी के 
किनारे चरने वाला, या विचरने (घूमने) वाला, 
भूः (स्त्री?) तटस्थित भूखंड, ण्डकः, हण्डकः 
भेवर । 
कलऊजूघ (वि०) [ कूल--कषू--खच्‌, मुम्‌ ] तट को 
काटने वाला, या अन्दर ही अन्दर जड़ खोखली करने 
वाला--कूलङकषेव प्रसन्नमम्भस्तटतरु च-श० ५।२१ 
` -बः नदी की धारा, या प्रवाह,---का नदी ! 


( २९३ 


कूलन्धय (वि०) | कूल-+घे+खश्‌, मुम्‌ | चूमता हुआ 
अर्थात्‌ नदी के तट को सीमा बनाने वाला 1 

कलमुद्रज (वि०) [| कूल-+-उद--रुज्‌ू+खश्‌, मुम्‌ ] 
किनारों को तोड़ने वाला (जैसे नदियाँ, हाथी )-रघु० 
ड1२२। 

कूलमुद्ृह (वि०) [ कूल--उद्‌-+-वह खशू, मुम्‌ ] किनारे 
को फाड़ डालने तथा बहा कर ले जाने वाला--मा० 
५1१९ | 

कूष्माण्डः [ कु ईषत्‌ ऊष्मा अण्डेषु बीजेषु यस्य ] पेठा, 
कुम्हड़ा, तूमड़ी । 

कहा [ कु ईषत्‌ उह्यतेऽत्र, कु+-उह्‌ नक ] कुहरा, धुंद । 

कृ 1 (स्वादि० उभ०--क्रृणोति, कृणुते) प्रहार करना, 
घायल करना, मार डालना 1 (तना० उभ०-करोति, 
कुरुते, कृत) 1. करना--तात कि करवाण्यहम्‌ 
2. बनाना--गणिकामवरोघमकरोत्‌-दश०, नृपेण चक्रे 
युवराजशब्दभाक्‌ - रघु० ३।४५, युवराजः कृतः आदि 
3. निर्माण करना, गड़ना, तैयार करना- कुम्भकारो 
घटं करोति, कटं करोति आदि 4. बनाना, रचना 
करना-गुरु कुरु, सभां कुई मदर्थे भोः 5. पैदा करना, 
निमित्तभूत होना, उत्पन्न करना--रतिमुभयत्रार्थना 
कुरुते-श० २।१ 6. बनाना, क्रमबद्ध करना,-अञ्जलि 
करोति कपोतहस्तकं कृत्वा 7. लिखना, रचना करना 

चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌ पञ्च० १ 8. सम्पन्न 

करना, व्यस्त होना -- पूजां करोति 9. कहना, वर्णन 
करना,--इति बहुविधाः कथाः कुर्वन्‌ आदि 10. पालन 
करना, कार्यान्वित करना, थाज्ञा मानना,--एवं 
क्रियते युष्मदादेश:--मा० १, या करिष्यामि वचस्तव 
या शासनं मे कुरुष्व आदि 11. प्रकाशित करना, पूरा 
करना, कार्य मे परिणत करना--सत्सङ्गतिः कथय 
किंन करोति पुंसाम्‌-भतुं० २२३ 12. फेंकना 
निकालना, उत्सर्ग करना, छोड़ना मूत्रं कृ= मूत्रोत्सर्गं 
करना, पेशाव करना, इसी प्रकार पुरीषं क रट्टी 
फिरना 13. धारण करना, पहनना, ग्रहण करना 
- स्त्रीरूपं कृत्वा. नानारूपाणि कुर्वाणः-- याज्ञ० 
३।१६२ 14. मुँह से निकलना, उच्चारण करना 
मानुषीं गिरं कृत्वा, कलहं कृत्वा आदि 15. रखना, 
पहनना (अघि० के साथ )-कण्ठे हारमकरोत्‌- का० 
२१२, पाणिमुरसि कृत्वा आदि 16. सौंपना (कोई 
कतँव्य), नियत करना--अध्यक्षान्विविघान्कुर्यात्तत्र 
तत्र विपश्चित:-- मनु० ७८१ 17. पकाना (भोजन) 
जैसा कि 'कृतान्न' में 18. सोचना, आदर करना 
खयाल करना--दृष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसा रा 
--उत्तर० ६1१९ 19. ग्रहण करना (हाथ में)-कुरु 
करे गुरुमेकमयोघनम्‌--ने० ४।५९ 20. ध्वनि करना 
-यथा खात्कृत्य, फूत्कृत्य भुङक्ते, इसी प्रकार वषट्‌ 


) 


कृ, स्वाहा कु आदि 21. गुजारना (समय) विताना 
--वर्षाणि दश चक्रुः--बिताये, क्षणं कुरु--जरा ठह- 
रिए 22. की ओर मड़ना, ध्यान मोड़ना, दढ निश्‍चय 
करना (अधि० या सम्प्र० के साथ) --नाघमं कुस्ते 
सनः--मनु ० १२ ११८, नगरगमनाय मति न करोति 
--श० २ 23. दूसरे के लिए कोई काम करना (चाहे 
लाभ के लिए हो या हानि पहुँचाने के लिए) ; -यदनेन 
कृतं मयि, असौ कि मे करिष्यति आदि 24. उपयोग 
करना, काम में लगाना, उपयोग में लाना--कि तया 
क्रियते घेन्वा--पञ्च० १ 25. विभक्त करना, टुकड़े 
टुकड़े करना (धा' पर समाप्त होने वाले क्रिया विशे- 
षणों के साथ) द्विधा कृ=-दो टुकड़े करना, शतधा कृ, 
सहस्रधा कृ आदि 26. अधीन बनाना, ('सात्‌' पर 
समाप्त होने वाले : क्रिया विशेषणों के साथ) पूर्ण रूप 
से किसी विशेष अवस्था का प्राप्त कराना --आत्म- 
सात्कृ, अधीन करना अपने में लीन करमा--रघु० 
८।२, भस्मसार्क राख बना देना, यह घातु बहुधा 
ज्ञा, विशेषण और अव्ययों के साथ उनको क्रिया 
बनाने के लिए कुछ कुछ अग्रेजी के प्रत्यय 'शा' या 
नि को भांति प्रयुक्त होता हे और अर्थ होता हे 
“किसी व्यक्ति या वस्तु को वह बना देना जो बह 
पहले नहीं है' उदा० कृष्णीकृ उस वस्तु को जो पहले 
से काली नहीं हे काली करना अर्थात्‌ 817 तला 
इसी प्रकार ३वेतीकृ--सफेद करना (फो 1€)) 
घनीकृत ठोस बना देना (511015); विरलीकृ 
दूर दूर कहीं कहीं करना (1१३९), आदि । कभी 
कभी इस प्रकार की रूप रचना दूसरे अर्थों में भी 
होती है--उदा० क्रोडीकृ--छाती से लगाना, आलि- 
जन करता, भस्मीकृ-- राख करदेना, प्रवणीकृ - रुचि 
पैदा करना, शुकना, तृणीकृ-तिनके की भांति तुच्छ एवं 
हीन समझना, मंदीकृ--शिथिल करना, चाल धीमी 
करना, इसी प्रकार शूलाकृ-तोकदार लोहे की सलाखों 
के सिरे पर रख कर भूनना, सुखाकृ--प्रसन्‍न करना, 
समयाकृ -. समय बिताना आदि । विशे०--थह धातु 
उभयपदी है, परन्तु निम्नलिखित अर्थो में आत्मने- 
पदी ही रहती हैः-(क) क्षति पहुँचाना (ख) निन्दा 
करना, कलंकित करना (ग) काम देना और (घ) 
बलात्कार करना, हिसात्मक कार्य करना (ङ) तैयारी 
करना, दशा बदलना, मोड़ना (च) सस्वर पाठ करना 
(छ) काम में लगाना, प्रयोग में लाना--दे० पार 
१। ३। ३२, विशे० कृ घातु का संस्कृत साहित्य मे 
बहुत प्रयोग मिलता है, इसके अर्थ भी नाना प्रकार से 
अदलते बदलते रहते हैं या सम्बद्ध संज्ञा के अनसार प्राय 
अनन्त अर्थ हो जाते हूँ--उदा० पदं कृ.-कदम रखना 
आश्रमे पदं करिष्यसि--श० ४1१९, क्रमेण कृतं 


( २९४ ) 


मम वपुषि नवयौवनेन पदम्‌-का० १४१, मनसाकृ-- 
सोचना, मध्यस्थता करना, मनसि कृ-सोचना -दुष्ट्वा 
मनस्येवमकरोत्‌ - का १३६, दृढ़ निश्चय करना 
संकल्प करना,--सख्यं, मैत्री कृ मित्रता करना, 
अस्त्राणि कृ शस्त्रास्त्रो के प्रयोग का अभ्यास करना, 
दंड कृ-दंड देना, हृदये कृ-ध्यान देना, काल कु-मरना, 
मति, बुद्धि कृ-सोचना, इरादा करना, अभिप्राय होना 
“उदक॑ कृ-पितरों को जल का तर्षण करना, चिरं कृ-देर 
करनादर्दूरं कृ-वीणा बजाना, नखानि कृ-नाखून साफ 
करना, कन्यां कु--सतीत्वभ्र्झूट करना, कौमार्य भंग 
करना, विना कृ-अळग करना, छोड़ा जाना जैसा कि 
“मदनेन विनाकृतिः रतिः' कु० ४२१ मे, मध्य कृ-- 
बीच में रखना, संकेत करना--मध्येकृत्य स्थितं क्रथ- 
कॅशिकान्‌--मालबि० ५।२, वशे कृ -जीतना, बस में 
करना, दमन करना, चमत्कृ --आश्‍्चर्य पैदा करना, 
प्रदर्शन करना, सत्कृ -सम्मान करना, सत्कार करना, 
तिर्यक्‌ कृ-एक ओर रख देना,--प्रेर० (सारयति-ते) 
करवाना, सम्पन्न करवाना, बनवाना, कार्यान्वित कर- 
वाना! --आज्ञां कारय रक्षोभि:--भट्टि ० टा८४, भृत्यं 
भृत्येन वा कटं कारयति-सिद्धा०-, इच्छा» (चिकी- 
षंति-ते) करने को इच्छा करना, अङ्को-1. स्वीकार 
करना, अपनाना-लव ङ्गो कुरङ्गी दुग ङ्जोकरोतु-जग०, 
दक्षिणामाशाम द्गीक्ृत्य--का० १२१ 2. मान लेना, 
स्वीकृति देना, अपनाना मान लेना 3. करने की 
प्रतिज्ञा करना, जिम्मेवारी छेना-कि त्व ङ्गोकृतमुत्सृज- 
न्कृपणवच्छ्लाघ्पो जनो रज्जते--मुद्रा० २।१८ 
4. दमन करना, अपना बनाना, अनुग्रह करना--अमरु 
५२, अति--बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना, अधि०, 
1. अधिकारी होना, हकदार बनना, अधिकृत बनना, 
किसी कर्तव्य के लिए पात्रीकरण,--नेवाध्यकारिष्महि 
वेदवृत्ते--भट्टि २1३४, कि० ४।२५ 2. लक्ष्य बनाना, 
उल्लेख करना, ('विषय पर” 'के विषय मे' 'के लिए' 
संकेत करके' 'उल्लेख करते हुए' अर्थो के लिए 'अघि- 
कृत्य शब्द का प्रयोग होता है--ग्रीष्मसमयमधिकृत्य 
गीयताम्‌ --श° १, शकुन्तलामविकृत्य ब्रवीमि--श० 
२, रघु० ११।६२) 3. घारण करना--अधिचक्रे नयं 
हरि:--भट्टि ० ८२० 4. अभिभूत करना, दबा लेना, 
श्रेष्ठ बनना 5. रोकना, रुकना, हाथ खींचना । अनु-, 
सूरत शकल में मिलना, अनुगमन करना, विशेषतः 
नकल करना (कर्म व संब० के साथ)-शैलाचिपस्या- 
नुचकार लक्ष्मीम्‌-भट्टि० २८, मनु० २।१९९, इयाम- 
तथा हरेरिवानुकुर्वतीम्‌--का० १०, अनुकरोति भग- 
वतो नारायणस्य--६, अप- 1. खींचकर दूर करना, 
हटाना, दूर खींचकर अनादर करना, योऽपचक्रे वना- 
त्सीताम्‌ --भष्टि ० ८२० 2. प्रहार करना, क्षति पहुं- 


चाना, बुरा करना, हानि पहुँचाना, हानि या क्षति 
पहुँचाना (संब० के साथ)--न किचिन्मया तस्याप- 
कर्तु शक्यम्‌--पंच० १, अया-- 1. दूर करना, 
त्याग देना, हटाना, मिटाना--तन्नैशं तिमिरमपाकरोति 
चन्द्रः---श°० ६1२९, न पुवबात्सत्यमपाकरिष्यति 
-कु० ५११४ 2. फेंक देना, अस्वीकार करना, एक 
ओर रख देना, छोड़ देना--शिवा भुजच्छदमपाचकार 
-रघु० ७।५०, अभ्यन्तरी -- 1. दीक्षित करना 
2. मित्र बनाना (अभ्यन्तर के नो० दे०). अलम्‌ --, 
विभूषित करना, सजाना, शोभा बढ़ाना-उभावलूङ्चक्र- 
तुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताम्याम्‌-रधु० ११। 
१८, कतमो वंशोञ्लङक्कतो जन्मना --श० १, आ---, 
(प्रेर०) 1. पुकारना, बुलाना, निमंत्रित करना, 
~ -आकारयैनमत्र 2. निकट लाता, आविस्‌ -- प्रकट 
करना, दर्शनीय बनना, जाहिर करना, प्रदर्शन करना 
('आविस्‌' के नी० दे०) उप - , (वतं ०--उपकरोति) 
1. (क) मित्र बनाना, सेवा.करना, सहायता करना, 
अनुग्रह करना, उपकृत करना (प्रायः संबं०, कभी- 
कभी अघि० के साथ )-सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌ 
-भट्टि० ८१८, आत्मनश्चोपकर्तुम्‌--मेघ० १०१, 
शि० २०।७४, मनु० ८।३९४ (ख) 1. हाजरी में खड़े 
रहना, सेवा करना 2. (वतं०--- उपस्करोति) (क) 
विभूषित करना, शोभा बढ़ाना, सजाना (ख) प्रयत्न 
करना (संब० के साथ) -भट्टि० ८१९ ११९ (ग) 
तैयार करना, विस्तार से कार्य करना, पूरा करना, 
निर्मल करना,--उषा -- 1. सौंपता, देना 2. प्रारंभिक 
संस्कार सम्पन्न करना--मनु० ४1९५ -- दे० उपाकर्मन्‌ 
3. उठा लाना, लाना 4. आरंभ करना, उरी--, 
उररी--, उरुरी-, ऊरो-, या ऊररी-स्वीकार करना, 
दे० अंगीकृ० ऊपर, --रघु० १५।७०-- देऽ उरी भी, 
तिरस्‌-1. अपशब्द कहना, बुरा भला कहना, अनादर 
करना, घृणा करना 2. पीछे छोड़ना, आगे बढ़ना, 
जीतना, दे० 'तिरस्‌' के नीचे०, त्वम्‌-तू, कोई (तिर- 
स्कार सूचक) दक्षिणो-, या प्रदक्षिणी-, किसी वस्तु के 
चारों ओर घूमना (अपना दक्षिण पाश्वं उसकी ओर 
करके), प्रदक्षिणीकुरुष्व सद्योहुताग्नीन्‌ श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताञ्चमनन्तरंभर्तृरर्न्धती च, रघु० 
२।७१, बुस्‌ -, बुरे ढंग से करना, धिक्‌--, झिड़कना, 
बुरा भला कहना, अनादर करना---दे० धिक्‌ के नो०, 
नमस्‌ --, नमस्कार करन, पूजा करना--मुनित्रयं 
नमस्कृत्य-सिद्धा०--दे० नमस्‌ के नी०, नि-_, क्षति 
पहुँचाना, बुरा करना, निस्‌-- 1. हटाना, हाँक कर 
दूर कर देना--मनु० ११।५३ 2. तोड़ देना, निकम्मा 
कर देना- भट्टि १५।५४, निरा-- 1. निकाल 
देना, परे कर देना, निकाल बाहर करना--भट्टि० 


( २९५ ) 


६1१००, रघु० १४५७ 2. निराकरण करता (मत 
आदि का) 3. छोड़ना, त्यागना 4. पूर्ण रूष से नष्ट 
कर देना, ध्वंस करना 5. बुरा भला कहना, नीच 
समझना, तुच्छ समझना, न्यक्‌, अपमान करना, 
अनादर करना, परा--, (पर०) अस्वीकार करना, 
अवहेलना करना, निरादर करना, खयाल नहीं करना 
---तां हनूमान्‌ पराकुवन्तगमत्‌ पुष्पकम्‌ प्रति--भट्ठि० 
८५०, षरि---(परिकरोति) 1. घेरना 2. (परिष्क- 
रोति) विभूषित करना, सजाना- स्थो हेमपरिष्कृतः 
-- महा०, (आलं०) निर्मेल करना, चमकाना, शुद्ध 
करना (शब्दों का), पुरस्‌-- सम्मुख रखना--राजा 
शकुन्तलां पुरस्क्रत्य बक्तव्य:--श० ४, हते जरति 
गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ -बेणी० २।१८--दे० 
पुरस्‌ के नीचे, प्र- 1. करना, सम्पन्न करना 
आरंभ करना (अधिकतर उसी अर्थ में प्रयुक्त होता 
है जिसमें 'कृ') -जानन्नपि नरो दैवात्प्रकरोति विगहि- 
तम्‌- पंच० ४।३५, भट्टि २।३६, ऋतु० १।६ मनु० 
८५४, ६०, ८।२३९, अमरु १३ 2. बलात्कार करना, 
अत्याचार करना, अपमान करना,--भेट्टिश ८।१९ 
3. सन्मान करना, पूजा करना, प्रति- 1. बदला देना, 
वापिस देना, लोटाना--पूर्व कृतार्थो मित्राणां नार्थ 
प्रतिकरोति यः--रामा० 2. उपचार करना,-व्याधि- 
मिच्छामि ते ज्ञातुं प्रतिकुर्यां हि तत्र वै--महा०, 
3. वापिस देना, ज्यों का त्यों कर देना, पुनः स्थापित 
करना--मनु० ९।२८५ 4. प्रतिशोध करना रघु? 
१२।९४, प्रमाणी -- 1. भरोसा करना, विश्वास 
करना 2. प्रमाण पुरुष मानना, आज्ञा मानना -शासनं 
तरुभिरपि प्रमाणीकृतम्‌ -- श० ६ 3. आँख गड़ाना, 
वितरण करना, बर्ताव करना या व्यवहार करना 
देवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतम्‌ 
--भर्तृ० २1१२१, प्राडुस्‌--, प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, दिखलाना, जाहिर करना--दे० प्रादुस्‌ के 
नी०, प्रत्युप -- 1. प्रतिफल देना, (आभार) प्रत्यपंण 
करना, बि--, बदलना, परिवर्तन करना, प्रभावित 
करना---विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
त एव धीराः - कु० १५९, रघु० १३।४२ 2: आकृति 
बिगाइना, विरूप करमा -विक्ृताकृतिः-- मतु ० ९५२ 
3. उत्पन्न करना, पैदा करना, सम्पन्न करना - मनु० 
१।७५, नास्य विध्नं विकूवेन्ति दातवा:-महा ० 4. विघ्न 
डालना, हानि पहुँचाना, क्षति पहुँचाना (आ०) 
--हीनान्यनुपकतु णि प्रवृद्धानि विकुवेते -रघु० १७। 
५८ 5. उच्चारण करना--विकुर्वाणः स्वरानद्य 
--भट्टि० ८२० 6. (पत्नी की भाँति) विश्वास- 
घातक होना, विनि-- प्रहार करना, क्षति पहुँचाना, 
विप्र- 1. सताना, कष्ट देना, तंग करना, हानि पहुँचाना 


कि सस्वानि विप्रकरोषि-श० ७, कु० २।१ 
2. बुरा करना, दुव्यंबहार करना--श० ४, १७ 
3. प्रभावित करना, परिवर्तन लाना,-कमफ्र्मवर्श न 
विप्रकुर्य:--कु० ६९५, ख्या-- 1. प्रकट करना, 
साफ करना--नामरूपे व्याकरवाणि--छा० 2. प्रति- 
पादन करना, व्याख्या करना 3. कहना, वर्णन करना 
तन्मे सर्वं भगवान्‌ व्याकरोतु -महा०, सम्‌, 
(संकुस्ते) (क) करना (पाप, अपराध)--ये पक्षा- 
परपक्षदोषसहिता: पापानि संकुवते -मृच्छ ९।४ 
(ख) निर्माण करना, तैयार करना (ग) करना 
संपन्न करना 2. (संस्कुशते) (क) अलंकृत करना, 
शोभा बढाना--ककुभं समस्कुरुत मघवनीम्‌--शि० 
९।२५ (ख) निर्मल करना, चमकना-काण्येका समल- 
ङ्कुरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते--भतु ० २1१९, शि० 
१४५० (ग) वेदमंत्रो के उच्चारण से अभिमंत्रित 
करना--मनु ० ५१३६, (घ) वेदविहित संस्कारों से 
(किसीपुरुष को) पवित्र करना, शुद्ध करने वाले 
शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करना,-- संचस्कारो- 
भयप्रीत्या मैथिलेयौ यथाविधि रघु० १५३१, 
याज्ञ० २।१२४, साची--, एक ओर मुड़ना, परोक्ष 
रूप से मुड़ने--साचीकृता चारुतरेण तस्थौ--कु० 
३।६८, रघु० ६।१४। 


कुकः [ कृ त-कक्‌ | गला । 

कृकणः (रः) | कृ+-कण्‌-अच्‌, कृञ कृसट ] एक 
प्रकार का तीतर । 

कुक (क्‌) लासः [ कृक)-लस्‌+अण्‌ ] छिपकली, 
गिरगिट । 

हृकवाक्‌ः [कक {-वच्‌+ ञ्म्‌ ण्‌, क्‌ आदेशः] ३. मुर्गा 2. मोर 
3. छियकिली सम०-ध्वजः कातिकेय का विषेण । 

कृकाटिका [ कृक+-अट्‌-†-अण्‌ == कृकाट-+-कन्‌ + टापू, 
इत्वम्‌ | 1. ग्रीवा का सीधा उठा हुआ भाग 2. गर्दन 
का पिछला भाग । 

कृच्छ (वि०) .[ कृतीन-रक्‌, छ आदेशः ] 1. कष्ट देने 
बाला, पीडाकर--मनु० ६।७८ 2. बुरा, विपद्ग्रस्त, 
अनिष्टकर 3. दुष्ट, पापी 4. संकटग्रस्त, पीडित, 
--च्छः,-च्छम्‌, 1. कठिनाई, कष्ट, कठोरता, विपद्‌, 
संकट, भय--कृच्छ॒ महत्तीर्णः--रघु० १४६, 
१३।७७ 2. शारीरिक तप, तपस्या, प्रायश्चित्त 
मनु० ४२२२, ५२१, ११।१०५--ब्छम्‌, कृच्छेण, 
कृच्छात्‌ बड़ी कठिनाई के साथ, दुःख पूर्वक, बड़े कष्ट 
के साथ--लब्धं कृच्छेण रक्ष्यते-हि० १1१८५, । 
सम०--प्राण (वि०) 1. जिसका जीवन खतरे में हैं 
2. कष्टपूर्वक सांस लेने वाला 3. कठिनाई से जीवन- 
यापन करने वाला,--साध्य (वि०) 1. कठिनाई से 


ठीक हो सके, (रोगी या रोग) 2. कष्टसाध्य । 


( २९६ 


कृत्‌ (तुदा० पर० --कुन्तति, ऊन) 1. काटना, काट कर | 
फेक देना, विभक्त करना. फाडना, घज्जियाँ उडाना, | 


टुकड़े २ करना, मष्ट करना --प्रहरति विधिमंमंच्छंदी 


न कुँन्तति जीवितम्‌-उत्तर० ३1३१, ३५ भट्टि० ९४२ | 


१५।९७ १६।१५ मनु० ८:१२, अव--,काट फेंकना, 


विभक्त करना, फाड कर टुकड़े २ करना, उद्‌--, | 
1. काटना या काट फेंकना, फाड़ना --रघु० १२।४९, | 


मनु० ११।१०५ > ख्‌ 


ऊ 


“7 भेट्टि० ७११ भल्लनिङ्गततकष्छेः -रवु० ७५८ । 


पै (रुघा० पर०--कृणनि कृत्त)1. कातना. 2. घरना ¦ | 


कृत्‌ (वि०) किन क्विप्‌] (प्राय: समास के अन्त में) । 
निष्पादक. कर्ता, निर्माता अनुष्ठाता. उत्पादक, रच- | 


बिता आदि पाप", पुण्य प्रतिमा आदि. (५०) 
1. प्रत्ययों का समूह जिनको घातु के साथ जोड़ने से 
(संज्ञा, विशेषण आदि) बनते हैं 2. इस प्रकार वना 
हुआ झब्द । 


कृत (वि०) (क: क्य) किया हुआ, अनुष्टिल, निमित 


क्रियान्वित. निःपन्न. उत्पादित आदि (भू ऽ कृण | 


~ कु-तना 2 उभ०)-तम्‌ 1 कार्य, कृत्यः कर्म-मन3 
७1१९७ 2. सेवा. लाभ .१. फल, परिणाम 4 लक्ष्य 
उद्देश्य 5. पासे का वह पहल जिस पर चार बिन्दु 
अंकित है 6 संसार के चार यूगों में पहला यग जो 
मनुष्यों क १७२८००८ वर्षो के बरावर हैँ-बैद मनु ० 


११७९, और इस पर कुल्डक की टीका, परन्तु महा-. 
४८०० वर्षों से ¦ 


भारत के अनुसार यह युग मटप्यो के 
अधिक वर्षों का हे, चार को संख्या ; सम? --अक्ृत 
(वि०) किया न किया अर्थात्‌ कुछ भाग किया गया, 
पूरा नहीं किया गया,-अड्भू । वि०) 1. चिह्नित, दागी 
मन्‌० ८1२८१, 2 संख्याकित, (कः) पासे का वह 
भाग जिस पर चार बिन्दु अंकित हों -अञ्जलि(वि०) 
विनम्रता के कारण दोनो हाथ जोड़ें हुए --मग० 


११।१४, मनु ० 21१५४, अनुकर (वि०) किये हुए कार्य । 


का अनुकरण करने वाला, अनुसेवी, --अनुसारः प्रथा 
परिपाटो, -अन्त (वि०) समाप्त करने वाला, अव- 
सायी, (तः) 1. मृत्यु का देवता यम-द्वितीयं कृतान्त- 
मिवाटन्तं व्याघमपश्यत्‌ - हेश १ 2. भाग्य, प्रारब्ध 
_~कूरस्तम्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः - मेघ० 
१०५ 3. प्रदशित उपसंहार. रूडि, प्रमाणित सिद्धान्त 
4. पापकर्म, अशुभ कमं 5. शनि ग्रह का विशेषण 


एड खण्ड करना, टुकड़े काटना | 
उत्कृत्योत्कृत्य कतिमा ५११६ वि- 1. काटना, ! 
फाड़ना, टुकड़े २ करता .-- विद्वासाड्धयमुत्पन्न॑ मूला- | 
न्यपि निकम्तति-- पंच २:३९, निकृन्तन्निव मानसम्‌ | 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


6 शनिवार, -- जनकः सूर्य,--अन्नम्‌ 1. पकाया हुआ ˆ 


भोजन,-कृतान्नमुदकं स्त्रियः--मनु० ४२१९ ११।३ ¦ 


2. पचा हुआ भोजन 3. मल,-अपराघ (वि०) अपराधी 


) 


दोषी, मुजरिम,--अभय (वि०) भय या खतरे से सुर- 
क्षित,-- अभिषेक (वि०) राज्याभिषिक्त, यथा विधि 
पद पर प्रतिष्ठित किया हुआ,--अम्यास (वि०) 
अम्यस्त,--अर्थ (वि०) 1. जिसने अपना उद्देश्य सिद्ध 
कर लिया है, सफल 2. सन्तुष्ट, प्रसन्न, परितृप्त,-कृतः 
कृतार्थोऽस्मि निवहितांहसा--शि० १1२९, रघु० ८३, 
कि० ४1९ 3. चतुर, (कृतार्थीकृ) 1. सफल बनाना 
2. भरपाई होना--कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः 
कृतार्थीकृत -अमरु १५,--अवधान (वि०) होशियार, 
सावघात,--अवधि (वि०) 1. निश्चित, नियत 2. हृद- 
बन्दी किया हुआ, सीमित,-अवस्थ (वि०) 1. बुलाया 
हुआ, प्रस्तुत कराया हुआ 2. निश्चित, निर्धारित, 
"अस्त्र (वि०) 1. हथियारबन्द 2. शस्त्र या अस्त्र 
विज्ञान में श्रकाशित--- रघु० १७।६२,-आगम (वि०) 
प्रयत, प्रवीण (पु०) परमात्मा,--आगस्‌ (वि०) दोषी, 
अपराधी. मुजरिम, पापी,-आत्मन्‌ (वि०) 1. संयमी, 
स्वस्यचित्त. स्थिरात्मा 2. पवित्र मन वाला,--आयास 
(वि०) परिश्रम करने वाला, सहन करने वाला, 
"आह्वान (वि०) ललकारा हुआ,- उत्साह (वि०) 
परिश्रमी, प्रयत्नशील, उद्यमो,--उद्गाह (वि०) 
1. विवाहित 2. हाथ ऊपर उठा कर तपस्या करने वाला, 
"उपकार {वि“) 1. अनुगृहीत, मित्रवत्‌ आचरित, 
सहायता प्राप्त--कु० ३।७३ 2. मित्रसदृश,--उपभोग 
(वि०) वरता हुआ, उपभुवत,-- कर्मन्‌ (वि०) 

1. जिसने अपना काम कर लिया है-रघु० ९।३ 2. दक्ष 
चतुर (५०) 1. परमात्मा 2. संन्यासी; -- काम (विः ) 

जिसकी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हुँ,- काल (वि) 

1. समय की दृष्टि से जो स्थिर है, निश्चित 2. जिसन 
कुछ काल जक प्रतीक्षा की है (लः) नियत समय 
याज्ञ ० २!१८,-- कृत्य (वि) कृतार्थ,-- भग० ५५1२० 

2. सन्तुष्ट परितृप्त---शा० ३।१९ 3. जिसने अपना 
कर्तव्य पूरा कर लिया हैं,- क्रय: खरीदार.---क्षण 
(वि०) 1. निश्चित समय की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा 
करने वाला,-- वयं सर्वे सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः 

-पञ्च० १ 2. जिसे कोई अवसर उपलब्ध हो गया 
है,--ध्न (वि०) 1 अक्कतज्ञ, मनु० ४२१४, ८1१९ 
2. जो पहले किये हुए उपकारों को नहीं मानता है, 

चूडः 1. जिस बालक का मुण्डनसंस्कार हो गया है 
¬ अनु ० ५।५८, ६७,--ज्ञ (वि०) 1. उपकार मानने 
वाला, आभारी -मनु० ७।२०९, २१०, याज्ञ० 

१।३०८ 2. शुद्वाचारी (शः) कुत्ता,--तीर्यं (वि०} 

1. जिसने तीथाँ के दशंन किए हैं 2. जो (अध्यापनवृत्ति 
के) अध्यापक से अध्ययन करता हो 3. जिसे तरकीबें ' 
खूब सूझती हों 4. पथ प्रदर्शक,-- दासः किसी निश्चित 
समय के लिए रक्खा हुआ वैतनिक सेवक, वैतनिक 


( २९७ ) 


सेवक,--घी (वि०) 1. दूरदर्शी, लिहाज रखने वाला 
(दूरदर्शी) 2. विद्वान्‌ शिक्षित, बुद्धिमान्‌--मुद्रा० 
५।२०,--निर्णेजन: परुचात्तापी,-निइचय (वि०). कृत- 
संकल्प, दुढप्रतिज्ञ,---पुःख (वि०) घनुविद्या में निपुण, 
-ऱपर्वे (वि०) पहले किया हुआ,--प्रतिकृतम्‌, आक्र- 
मण और प्रत्याक्रमण, घावा बोलना और प्रतिरोध 
क्रना--रघु० १२॥९४,--प्रतिज्ञ (वि०) 1. जिसने 
किसी से कोई करार किया हुआ हे 2. जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया हे,--बुद्धि (वि०) विद्वान्‌, 
शिक्षित, दृद्धिमान्‌-मनु० ११९७, ७।३०,--मुंख (वि०) 
विद्वान, बुद्धिमान्‌,--लक्षण (वि०) 1. मुद्रांकित, 
चिह्नित 2. दागी--मनु० ९२३९ 3. श्रेष्ठ, सुशील 
परिभाषित, विवेचित,--वमंन्‌ (१०) कौरवपक्ष 
का एक योद्धा जो कृप और अश्वत्थामा के साथ 
महाभारत के युद्ध में जीवित रहा, बाद में वह 
सात्यकि के हाथों मारा गया, -विद्य (वि०) विद्वान्‌ 
शिक्षित--शूरोऽसि क्ृतविद्योईड्सि--पञ्च ० ४।४३ 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वी विचिन्वन्ति त्रयो जनाः, शूरश्च 
कृतविद्यश्च यच जानाति सेवितुम्‌ --पञ्च० १।४५, 
--वैतन (वि०) वैतनिक, तनखादार (नौकर आदि) 
-याज्ञ० २।१६४, -वेदिन्‌ (वि०) आभारी दे० 
कृतज्ञ,-बेश (वि०) सुवेशित, विभूषित--गतवति 
हृतवेशे केशवे कुञ्जशय्याम्‌--गीत० ११,-शोभ (यि०) 
1. शानदार 2. सुन्दर 3. पटु, दक्ष,--शौच ( वि० ) 
पवित्र किया हुआ, ---श्रमः,--परिश्रमः अध्येता, जिसने 
अध्ययन कर लिया है--क्केतपरिश्रमोऽस्मि ज्योतिः- 
शास्त्रे--मूद्रा० १, (मैने अपना समय ज्योतिःशास्त्र के 
अध्ययन में लगाया हैँ),--संकल्प (वि०) कृतनिश्चय, 
दुढ़संकल्प,--संकेत (नि०) (समय आदि का) नियत 
करने वाला--नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते मुदु वेणुम्‌ 
--गीत० ५,--संज्ञ (वि०) 1. पुनः चेतना प्राप्त, होश 
में आया हुआ 2. उद्दोधित, संनाह (वि०) कवचधारी, 
--सापत्निका वह स्त्री जिस के पति ने दूसरा विवाह 
कर लिया है, एक विवाहित स्त्री जिसकी सपत्नी भी 
विद्यमान हो, -- हस्त,-- हस्तक (वि०) 1. दक्ष,न्बतुर, 
कुशल, पटु 2. घनुविद्या में कुशल, - हुस्तता 1. कौशल, 
दक्षता 2. घनुविद्या या शस्त्रविद्या में कुशल कोरव्ये 
कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सारिणी--वेणी० ६।१२, 
महावी० ६।४१। 

कृतक (वि०) [ कृत--कडू ] 1. किया हुआ, निमित, 
सज्जित (विप० नैसगिक) यद्यत्कृतं तत्तदनित्यम्‌- 
न्यायसूत्र 2. कृत्रिम, बनावटी ढंग से किया हुआ, 
~-अकृतकविधिसर्वाङ्जीगमाकल्पजातं-रघु० १८।५२ 
3. झूठा, व्यपदिष्ट या बहाना किया हुआ, मिथ्या, 
दिखावटी, कल्पित--कृतककलह कृत्वा-मुद्रा० ३, कि० 

३८ 


` ८४६ 4. दत्तक (पुत्र) (बहुघा समास के अन्त म॑ 
भी) --यस्योपांते कृतकतनयः कान्तया वाधितो मे (बाल 
मन्दारवृक्ष:)--मेघ० ७५, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं 
मृगस्ते (जहाति)-श० ४।१३। 
कृतम्‌ (अव्य०) [ कृत्‌--कम्‌ बा० ] पर्याप्त और अधिक 
नहीं, बस करो अथवा मत करो .(करण० के साथ) 
अथवा कृतं सन्देहेन--श० १, अथवा--गिरा कृतम्‌ 
-“रघु० ११।४१, कृतमश्वेन- उत्तर? ४ । 
कृतिः (स्त्री०) [ कृ+-क्तिन्‌] 1. करनी, उत्पादन, निर्माण, 
अनुष्ठान 2. कार्य, कृत्य, कर्म 3. रचना, काम, सं- 
रचना-- (तो) स्वकृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ 
--रघु० १५1३३, ६४,६९, नॅ० २२1१५५ 4. जादू, 
इन्द्रजाल 5. क्षति पहुंचाना, मार डालना 6. बीस को 
संख्या । सम ०--करः रावण का विशेषण । 
कृतिन्‌ (वि०) | कृत-इनि ] कृतकार्यं, कृतार्थ, संतुष्ट, परि- 
तृप्त, प्रसन्न, सफल--यस्य वीयेण कृतिनो वयं च 
भुवनानि च--उत्तर० १।३२, न खल्वनिजित्य रघु 
कृती भवान्‌-रघु० ३।५१, . १२।६४ 2. (अतः) 
सौभाग्यशाली, अच्छी किस्मतवाला, भाग्यवान्‌-- श० 
१२४, श० ७।१९ 3. चतुर, सक्षम, योग्य, विशेषज्ञ, 
कुशळ, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; --तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती 
--रघु० ११२९, कु० २।१०, कि० २९ 4. अच्छा, 
गुणी, पवित्र, पावन--तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्यष 
निर्म लविवेकदीपकः--भतुँ ० १।५६ 5. अनुवर्ती 
आज्ञाकारी, आदेशानुसार करने वाला । 
कृते, कृतेन (अव्य०) [ संब० के साथ या समास में) के 
लिए, के निमित्त, के कारण--अमीषां प्राणानां" कृते 
भतृं० ३।३६, काव्यं यशसेऽरथक्ृते--काव्य० १, भग० 
११२५, याज १।२१६, श० ६। 
कृत्तिः (स्त्रीश) [क्त्‌ क्तिन्‌] 1. चमडा, खाल 2. (विशे- 
षतः) मृगचर्म जिसपर (घमंशिक्षा का) विद्यार्थी 
बैठता हैँ 3. (लिखने के लिए) भोजपत्र 4. भोजवृक्ष 
5. कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका मंडल । सम०--वासः 
वासस्‌ (पृं०) शिव का विशेषण--स कृत्तिवासा- 
स्तपसे यतात्मा-कु० १।५४,,मालवि० १।१। 
कृत्तिका (ब० व०) | कृत्‌-तिकन्‌, कित्‌ ] 1. २७ नक्षत्रों 
में से तीसरा कृत्तिका नक्षत्र (६ तारों का पुंज) 2. छ 
तारे जो युद्ध के देवता कातिकेय की परिचारिका का 
कार्य करने वाली अप्सराओं के रूप में वणित हैँ । सम० 
हि -जपुत्रश--सुतः कातिकेय का विशषण,--मव 
चाँद । 


नु (वि०) [क--क्त्नु] 1. भली भाँति करने वाला, करने 

के योग्य शक्तिशाली 2. चतुर, कुशल, श्नुः कारीगर, 
कलाकार । 

कृत्य (वि०) [कृ--क्यप्‌, तुक्‌] 1, जो किया जाना चाहिए 


( २९८ ) 


सही, उचित, उपयुक्त 2. युक्तियुक्त, व्यवहायं 3. जो 
राजभक्ति से पथभ्रष्ट किया जा सके, बिश्वासधाती 
-राजत० ५।२४७,--स्यम्‌ 1. जो किया जाना चाहिए, 
कर्तव्य, कार्य---मनु० २1२२७ ७६७ 2. कार्य, व्यव- 
साय, करनी, कार्यभार-अन्धुकृस्मम्‌ मेघ० ११४, 
अन्योन्यकृत्ये:--श० ७1३४ 3. प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य 
-कुजद्धिरापादितवंशकृत्यमू--रघु० २।१२, कु० ४। 
१५ 4. मंशा, कारण,--ह्यः कमंवाच्य के कृदन्त के 
संभाबनार्थक प्रत्ययो का समूह--नामसः--तव्य, अनीय 
य और एलिम,--त्या 1. कार्य, करनी 2. जादू 3. एक 
देवी जिसकी यज्ञादि के द्वारा पुजा इसलिए की जाती 
है कि विनाशकारी और जादू टोनों के कार्यों में सिद्धि 
प्राप्त हो । 

कृत्रिम (वि०) [कृत्या निमितम्‌ --कृञ-क्ति + मप्‌] 1. बना- 
वटी, काल्पनिक, जो स्वतः स्फूर्त या मनमाना न हो, 
अजित "मित्रम्‌, “शत्रु: आदि, रघु० १३।७५, १४।३७ 
2. गोद लिया हुआ (बच्चा )-दे० नी०,--मः, 'पुत्रः 
नकली या गोद लिया हुआ पुत्र, हिन्दुधर्म में माने हुए 
१२ पुत्रों में से एक, गोद लिया हुआ ऐसा वयस्क पुत्र 
जिसके पिता की स्वीकृति गोद लेते समय न ली गई 
हो, तु० कृत्रिमः स्यात्स्वयं दत्त:--याज्ञ ० २।१३१, तु० 
मनु० ९।१६९ से भी,--मम्‌ 1. एक प्रकार का नमक 
2. एक प्रकार का सुगन्ध द्रब्य । सम०--धूपः,-धूपकः, 
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य, धूष,--पुत्रः दे० कृत्रिमः, 
>पुत्रकः गुड्डा, पुत्तलिका-कु० १।२९,-भूमिः 
(स्त्री) बनाया हुआ फर्श,--बनम्‌ वाटिका, उद्यान । 

कृत्वस्‌ (अव्य०) एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शब्दों के साथ 
'तह' और 'गुणा' अर्थ को प्रकट करने के लिए जोड़ा 
जाता है--उदा० अष्टकृत्व:-- आठगुणा, आठ तह का, 
इसी प्रकार दश”, पंच” आदि | 

कृत्सम्‌ [कृत्‌ ।-स, कित्‌] 1. जल 2. सम्‌ह,--त्स: पाप । 

कृत्स्न (वि०) [कृत्‌ +-क्स्न] सारे, सम्पूर्ण, समस्त --एकः 
कृत्स्नां नगरपरिधप्रांशुबाहुर्भुनक्ति--श° २1१५ भगण 
३।२९, मनु० १।१०५, ५।४२ । 

कृन्तत्रम्‌ [कृत्‌ +-क्तृन्‌, नुमाग॑मः] हल । 

कृन्तनम्‌ [कृत्‌ +-ल्युट्‌| काटनः, काट कर फेंक देना, बिभक्त 
करना, फाड़ कर टुकड़े २ करना । 

कृपः [कृप्‌+-अच्‌] अश्वत्थामा का मामा (कृप और कृपी 
दोनों भाई बहन शरद्वत्‌ ऋषि की सन्तान थे, इनकी 
मांता जानपदी नाम की अप्सरा थी । कृप का पालन 
पोषण शन्तनु ने किया था । कृप धनुविद्या में बड़ा 
निपुण था, महाभारत के युद्ध में वह कौरव पक्ष की 
ओर से लड़ा और अन्त में मारा गया । पाण्डवों ने 
उसे शरण दी । बह सात चिरंजीँवियों में से एक है) 

कृपण (वि०) [कृप्‌--वयुन्‌ न स्यणत्वम्‌] 1, गरीब, दयनीय, 


अभागा, असहाय--राजश्रपत्यं रामस्ते पाल्याइख कृपणाः 
प्रजा:--उत्तर ० ४।२५ 2. क्विकशून्य, किसी कार्य को 
करने या विवेचन करने के अमोग्य अथवा अचिच्छुक, 
-_कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतमेष्‌--मेघ « ५, 
इसी प्रकार -जरानीर्णेरवयंग्रसनगहनाक्षेक्कृपणः भर्तुं ० 
३११७ 3. नीच, अधम, दुष्ट--मम ० २।४९ मुझ० २। 
१८, भर्तु० २४९ 4. सूम, कंजूस,--णम्‌ दुर्दशा, शः 
सूम,--कृपणेन समो दाता भुवि कोऽपि न विद्वते, अन- 
इनश्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रमञ्छति--व्यास । सम० 
--भी.,-- बुडि: छोटे दिल का, नीच मन का,--वत्सल 
(बि०) दीनदयाल । 

कृषा [क्ष्‌ +-भिदा० अङ--टाप्‌, संप्र०,] रहम, दयालुता, 
करुणा-चक्रबाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृषावती 
"ण्कु० ५।२६, शा? ४।१९, खकृपम्‌ कृपा करके । 

कृषाणः [कृपां नुदति--नुद्‌‡-ड संज्ञायां णत्वम्‌--तारा०] 
1. तलवार,---स पातु वः कंसरिपोः कृपाण:--विक्रम० 
१।१, कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः 
--सुभा० 2. चाकू । 

कृपाणिका [कृपाण +-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] बर्छी, छुरी । 

कृपाणो [कृपाण+-डीष्‌] 1. कैची 2. बर्छी । 

कृपाल (वि०) [कृपां लाति--क्ृपा--ला आदाने मि० डु] 
दयालु, करुणापूर्ण, सदय । 

कृपो [कृप -- डीष ] कृप की बहन तथा द्रोण की पत्नी, । सम० 
-पतिः द्रोण का विशेषण,-सुतः अश्वत्थामा का विशेषण । 

कृपीटम्‌ [कृप्‌ +-कीटन्‌] 1. तलझाड़ियाँ, जंगल की लकड़ी 
2. वन, जलाने की लकड़ी 3. पानी 4. पेट। सम० 
पारः 1. पतवार 2. समुद्र 3. वायु, हवा । सम० 
“योनि अग्नि। 

कमि (वि०) [कम्‌ +-इन्‌, अत इत्वम्‌ संप्र०] 1. कीड़ों से भरा 
हुआ, कीट्युक्त--कुमिकुलचितम्‌--भर्ते २।९ 2. कीड़े 
(रोग) 3. गधा 4. मकड़ी 5. लाख (रंग) । सम० 
~ कोशः,--कोषः, रेशम का कोया, °उत्यम्‌ रेशमी 
कपड़ा, -जम्‌,--जग्घम्‌ अगर की लकडी,--जा लाख 
कीड़ों द्वारा उत्पादित लाल रंग,-जलजः,--वारिरहः 
घोंधा, सीपी में रहने वाला कीड़ा,--पर्वत:,--शैलः 
बांबी,-फलः गूलर का पेड़,--द्कूः शंख के भीतर रहने 
वाली मछली,--झुक्तिः (स्त्री०) 1. दोहरी पीठ वाला 
घोंघा 2. सीपी में रहने वाला कीड़ा 3. घोंधा । 

कमिण, कृमिल (वि०) [करिमि--न, ल वा, णत्वम्‌] कीड़ों 
से भरा हुआ, कीटयुक्त । 

कृमिला [कृमि+-ला+-क+-टाप्‌] बहुत सन्तान पैदा करने 
वाली स्त्री । 

कुश्‌ (दिवा० पर०--क्ृक्यति, कृश) 1. दुर्बल या क्षीण 
होना 2. (चन्द्रमा की भांति) उत्तरोत्तर हास होना 
(प्रेर०) दुर्बल करना । 


( २९९ ) 


कृश (वि०) (मध्य० क्रशीयस्‌, उत्त० ऋशिष्ठ) [कृश-- 
क्त, नि०] 1. दुबला पतला, दुर्बेल, शक्तिहीन, क्षीण 

--कृ्चतनुः कृशोदरी आदि 2. छोटा, थोड़ा, सुक्ष्म 
(आकार या परिमाण में )-सुहृदपि न याच्यः कृशधनः 
भतु ० २२८ 3. दरिद्र, नगण्य--मनु० ७२०८] 
सम०--अक्षः मकडी,--अङ्ग (वि०) दुबला, पतला, 
(- गी) 1. तन्वंगी 2. प्रियंगु लता,--उदर (वि०) 
पतली कमर वाला--विक्रम० ५।१६ । 

कुशला [कृश -|-ला-|-क--टाप्‌] (सिर के) बाल । 
कृशानः | कृश्‌ञ- आनुक्‌ | आग--गुरोः कृशानुप्रतिमा- 

द्विभेषि--रघु० २।४९, ७२४, १०॥७४, कु० १५१ 
भतेर २१०७। सम०--रेतस्‌ (पु) शिव की 
उपाधि । 

कुशाश्विन्‌ (१०) [ कृशाइव--इनि ] नाटक का पात्र । 
कृष्‌ 1 (तुदा० उभ०--कृषति--ते, कृष्ट) हल चलाना, 
खूड बनाना । 

1 (भ्वा० पर०--कर्षेति, कृष्ट) 1. खींचना, घसीटना, 
चीरना, खींच देना, फाडना -प्रसह्य सिंह: किल तां 
चकर्ष--रघू० २1२७, विक्रम० १।१९2. किसी की 
ओर खींचना, आकृष्ट करना--भट्टि० १५।४७, भग० 
१५।७ 3. (सेना आदि का) नेतृत्व या संचालन करना 
~स सेनां महतीं कर्षन्‌--रघु० १४।३२ 4. झकाना 
(धनुष आदि का) -नात्यायतकृष्टशाद्धे:-रघु० ५।५० 
5. स्वामी होना, दमन करना, परास्त करना, अभिभूत 
करना--बलवानिन्द्रियग्रामों विद्वांसमपि कर्षेति-मनु० 
२1२१५, नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति 
-““पंच० ३।४६ 6. हल चलाना, खेती करना--अनु. 
लोमकृष्टं क्षेत्रं ्रतिलोमं कर्षति--सिद्धा० 7. प्राप्त 
करना, हासिल करना- कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषंन्ति 
च महद्यशः--महा० 8. किसी से ले लेना, किसी को 
वंचित करना (द्विकर्म ०) अप--,पीछे खींचना, खींच 
ले जाना, 'घसीट कर दूर करना, लंबा करना 
निचोड़ना--दन्ताग्रभिन्नमपकृष्य निरीक्षते च--ऋतु० 
४।१४, रघु० १६।५५ 2. हटाना--उत्तर० १।८ 
3. कम करना, घटाना, अव--,खींचना, खींच लेना, 
आ---,खींचना, समीप पहुंचना, धकेलना, खींच लेना, 
निचोड़ना (आलं०) --केशेष्वाकृष्य चुम्बति--हि० 
१।१०९, श० १।३३ दूरममुना सारङ्गेण वयमाकृष्टाः 
--श० १, अमरु २७२, कु० २।५९, रघु० १२३ 
2. (धनुष आदि का) झुकाना--श० ३।५, शि० 
९।४० 3. निचोड़ना, उधार लेना--हि० प्र० ९।४ 
4. छीनना, बलपूर्वक ग्रहण करना--भट्रि> १६।३० 
5. किसी दूसरे नियम या वाक्य से शब्द ला देना, 
उद्‌--, 1. ऊपर खींचना, उखाडना--अद्भुदकोटिलग्नं 
प्रालम्बमुत्कृष्य-रघु० ६1१४, शि० १३।६० 2. बढ़ाना, 


वृद्धि करना नि-,ड्बोना, कम करना, घटाना 
निस्‌- 1. बाहर खींचना 2. खींचतान कर निकालना, 
बलपूर्वेक निकालसा, छीनना या जबरदस्ती लेना 
--निष्करष्टुमर्थ चकमे कुबेरात्‌--रधु० ५।२६, परि-- 
--,खींचना, निकालना, घसीटना, प्र, 1. खींच लेना, 
खींचना, आकृष्ट करना 2. (सेना का) नेतृत्व करना 
3. (भनुष का) झुकाना 4. बढ़ाना, वि--, 1. खींचना 
2. ( घनुष का ) झुकाना- झरासनं तेषु विकृष्यता- 
मिदम्‌ श०» ६1२८, बिप्र--,हटोना, संमि--,निकट 
लाना । 

कृषकः | कृष्‌ ---क्वन्‌ | 1. हलवाहा, हाली,किसान 2. फाली 
३. बेल । 

कृषाणः, कृषिकः [ कृष्‌--आनक्‌, किंकन्‌ वा ] हरूवाहा, 
किसान । 

कृषिः (स्त्री) [ कृष्‌+-इक्‌ ] 1. हूल चलाना 2. खेती, 
काइतकारी-चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता 
कृषिः-बुद्रा० ३, कृषिः क्रिष्टाऽवृष्ट्या-पंच० १।११, 
मनु० १।९०, ३।६४५ १०७९, भग० १८४४ । सम० 
-कर्मन (नप्‌०) खेत्रीका काम,-आऔषिन्‌ (वि०) 
खेती से निर्वाह करमेवाका किसान,--कलम्‌ खेती से 
होने बाली उपज, या राम-मेघ० १६,--सेवा खेती 
करना, किसानी । 

कृषीबलः [ कृषि+-वलच्‌, दीर्घः] जो खेती से अपनी 
जीकिकार्जन करे, किसान,-कृषि चापि कृषीबल:-याङ्ञ ० 
१।२७६, मनु० ९।३८। 

कृष्करः [ कृष--कृ ==टक्‌ पृषो० ] शिव की उपाधि । 
(वि०) [कृष्‌+-क्त ] 1. खींचा हुआ, उखाडा हुआ, 
घसीटा हुआ, आकृष्ट 2. हूल चलाया हुआ । 

कृष्टिः [ कृष्‌ + क्तिन्‌ | विद्वान्‌ पुरुष- (स्त्री) 1. खींचना, 
आकर्षण 2. हल चलाना, भूमि जोतना । 

कृष्ण (वि०) [ कृष्‌+-नक्‌ ] 1. काला, श्याम, गहरा 
नीला 2. दुष्ट, अनिष्टकर,-ष्णः 1. काला रंग 2. काला 
हरिण 3. कौआ 4. कोयल 5. चान्द्रमास का कृष्णपक्ष, 
6. कलियुम 7. आठबाँ अवतारघारी बिष्णु (भारतीय 
पुराणशास्त्र के अनुसार कृष्ण अत्यंत प्रसिद्ध नायक हैं, 
देवताओं में सर्वेप्रिय हे ! वसुदेव और देवकी का पुत्र 
होने के कारण कृष्ण कंस का भान्जा है, पर ब्यवहा- 
रतः वह नन्द और यशोदा का पुत्र है, उन्होंने ही इसका 
पालन-पोषण किया और वहीं कृष्ण ने अपना बचपन 
बिताया । जब उसने कंस द्वारा उसकी हत्या के लिए 
भेजे गये पूतना और बक आदि क्रूर राक्षसों को मार 
गिराया तथा झूर-वीरता के अनेक आइचर्यजनक कतंव्य 
किये तो क्रमशः उसका दिव्य लक्षण प्रकट होने लगा। 
युवावस्था के उसके मुख्य साथी थे गोकुल के ग्वालों 
की बधुएँ तथा गोपियाँ जिनमें राधा उनको बिशेष 


( ३०० 


प्रिय थी (तु० जयदेव के गी० की) । कृष्ण ने 

नरक, केशि, अरिष्ट तथा अन्य अनेक राक्षसों को मार 
गिराया । यह अर्जुन का घनिष्ठ मित्र था, महाभारत 
के युद्ध में उसने अर्जुन का रथ हाँका, पांडवों के 
हितार्थं दी गई कृष्ण की सहायता ही कौरवों के नाश 
का मुख्य कारण थी । संकट के कई अवसर आये, 
परन्तु कृष्ण की सहायता और उनकी कल्पनाप्रवण 
मति ने पांडवों को कोई आँच न आने दी । यादवों का 
प्रभासक्षेत्र में सवेनाश हो जाने के पश्चात्‌ वह जरस 
नामक शिकारी के बाण का, मृग के घोखे में, शिकार 
हो गये । कहते हैं कृष्ण के १६००० स्त्रियां थीं, परन्तु 
रुक्मिणी, सत्यभामा (राधा भी) उनकी विशेष प्रिय 
थी । कहते हे उसका रंग साँवला या बादल की भांति 
काला था--तु० बहिरिव मलिनतरं तव कृष्ण मनोऽपि 
भविष्यति नूनम्‌-गील० ८, उसका पुत्र प्रद्युम्न था) । 

8. महाभारत का विख्यात प्रणेता व्यास 9. अर्जुन 

10. अगर की लकड़ो,-ष्णम्‌ 1. कालिमा, कालापन 

2. लोहा 3. अंजम 4. काली पुतली 5. काली मिर्च 
6. सीसा । सम०-अगुरु (नपुं०) एक प्रकार के चंदन 
की लकड़ी,-अचलः रैवतक पवेत का विशेषण,-अजिनम्‌ 
काले हरिण का चर्म,-अयस्‌ (नपुं०)-अयसम्‌,-आसि- 
बम्‌ लोहा, कच्चा या काला लोहा,-अध्वन्‌,-अचिस्‌ 
(पुं ०) आग,-अष्टमी भाद्रपद कृष्णपक्ष का आठवा 
दिन, यही कृष्ण का जन्म दिन है, इसे गोकुलाष्टमी 
भी कहते हे, --आवासः अश्वत्थ वृक्ष,-उदरः एक प्रकार 
का साँप,-कन्दम्‌ लाल कमल,-कर्मन्‌(वि०)काली करतूत 
वाला, मुजरिम, दुष्ट, दुश्चरित, दोषी,-काकः पहाड़ी 
कोआ,-कायः भ॑सा,-- काष्ण्म्‌ एक प्रकार की चंदन 
की लकड़ी, काला अगर,-कोहरूः जुआरी,-गतिः आग, 
~आयोधने कृष्णगति सहायम्‌--रघु० ६।४२,--ग्रौबः 
शिव का नाम,-तारः काले हारिणों की एक जाति,-बेहः 
मघुमक्खी,-धनम्‌ बुरे तरीकों से कमाया हुआ घन, पाप 
की कमाई,-द्वैषायनः व्यास का नाम,-तमहमरागम- 
कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे-वेणी० १।३,-पक्षः चांद्रमास 
का अंधेरा पक्ष,-मुगः काला हरिण-श्वङ्गे कृष्णमृगस्य 
वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌-श० ६।१६,~मुखः,-यकत्रः 
“वदन: काले मुंह का बन्दर,-यजवेंदः तैत्तिरीय या 
कृष्ण यजुर्वेद,-लोहः चुम्बक पत्थर,-बर्ण: 1. कालारंग 
2. राहु 3. शूद्र,-बर्त्मन (१०) 1. आग,~रघु० ११। 
४२, मनु० २1९४ 2. राहु का नाम 3. नीच पुरुष, 
दुराचारी, लुच्चा,-बेणा नदी का नाम,-शकुनिः कोवा, 
शारः,-सारः चितकवरा कालामृग-कृष्णसारे ददच्चक्षुः 
त्वयि चाघिज्यकार्मुके-श० १।६,-्बङ्कः भ॑सा,-सखः, 
-सारथिः अर्जुन का विशेषण। 

कृष्णकम्‌ [ कृष्ण+-कन्‌ ] काले मृग का चमड़ा । 


) 


कृष्णलः [ कृष्ण_-ला-|-क | घूँघची का पौधा, गुंजा-पौधा, 
-+जम्‌ घुंघची, चहुंटली । 

कृष्णा [ कृष्ण--टाप्‌ ] 1. द्रौपदी का नाम, पांडवों की 
फ्त्नी--कि० १1२६ 2. दक्षिण भारत की एक नदी 
जो मसुलीपट्टम्‌ में समुद्र में गिरती ह । 

कृष्णिका [ कृष्ण +-ठन्‌+-टाप्‌ ] काली सरसों । 

कृष्णिमन्‌ (पृ०) | कृंष्ण--इमनिच ] कालिमा, कालापन । 

कृष्णी [ कृष्ण+-डीष्‌ | अँधेरी रात ! 

क! (तुदा० पर०--किरति, कीणं) 1. बखेरना, इघर- 
उघर फेंकना, उडेलना, डालना, तितर-बितर करना 
-समरशिरसि चञ्चत्पञ्चचूडर्चमूनामृपरि शरतुषारं 
कोऽप्ययं वीरपोतः, किरति--उत्तर० ५।२, ६।१; दिशि 
दिशि किरति सजलकणजालम्‌ --गीत० ४, श० १।७, 
अमरु ११ 2. छितराना, ढंकना, भरना-भट्टि० ३५, 
१७।४२। अप--., 1. बखेरना, इधर-उधर डालना, 
--अपकिरति कुबुमम्‌-सिद्धा० 2. पैरों से खुरचना 
(भोजन या आवास आदि के लिए), पुरा हषं, 
(चौपायों और पक्षियों में) (इस अथे में क्रिया का 
रूप अपस्किरते बनता है) --अपस्किरते वृषो हृष्टः, 
कुक्कुटो भक्षार्थी इवा आश्रयार्थी च-सिद्धा०, अपा-, 
उतार फेंकना, अस्वीकार करना, निराकरण करना, 
अब--, बखेरना, फेंकना --अवाकिरन्बाललताः प्रसूनैः 
-+रघु० २।१०, आ--, 1. चारों ओर फैलाना 
2. खोदना, उद्‌--, 1. ऊपर को बखेरना, ऊपर को 
फेंकना--रघु० १।४२ 2. खोदना, खोदकर खोखा 
करना 3. उत्कीर्ण करना, खुदाई करना, मूर्ति बनाना 
उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बाणः 
--विक्रम० ३।२, रघु० ४५९, उप---, (उपस्किरति) 
काटना, चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, परि--., 
1. घेरना--परिकीर्णा परिवादिनी मुने:---रघु० ८। 
३५ 2. सोंपना, देना, बाँटना--महीं महेच्छः परिकीर्य 
सूनौ--रघु० १८।३३, प्र-- 1. बखेरना, फेंकना उडे- 
लना--प्रकोणंः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्‌ 
वेणी ० १।२ 2. (बीज आदि) बोना,- प्रति--, 
(प्रतिस्किरति) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, फाइना 
--उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः -- शि० १।४७, वि--, 
बखेरना, इघर-उघर फेंकना, छितराना, फैलाना 
-7कु० ३।६१, कि० २।५९, भट्टि० १३।१४, २५, 
विनि--, फकना, छोड़ना, उतार फंकना--कु० ४।६, 
सम्‌--., मिलाना, सम्मिश्रण करना, एक स्थान पर 

गड्डमड्ड करना, समृद्‌--छेदना, सूराख करना, 
बींघना--रघु० १।४। 

मे (क्रथा० उभ०--कृणाति, कुणीते) क्षति पहुँचाना, 
चोट पहुँचाना, मार डालना । 

कृत्‌ (चुरा० उभ०--कौतंयति-ते, कीतित) 1. उल्लेख 


( २०१ ) 


करना, दोहराना, उच्चारण करना--नाम्नि कोतित 
एव-रघु० १1८७, मनु० ७1१६७, २११२४ 2. कहना, 
सस्वर पाठ करना, घोषणा करना, समाचार देना 
--मनु० ३३३६, ९।४२ 3. नाम लेना, पुकार करना 
4. स्तुति करना, . यशोगान करना, स्मरणार्थं उत्सव 
मनाना--अपप्रथत्‌ गुणान्‌ अ्रातुरचिकीतेच्च विक्रमं 
-भट्रि० १५।७२, पंच० १४ | 

क्लप्‌ (भ्वा० आ०--कल्पते, क्लृप्त) 1. योग्य होना, यथेष्ट 
होना, फलना, प्रकाशित करना, निष्पन्न करना, पैदा 
करना, दुलकना (संप्र० के साथ)-कल्पसे रक्षणाय-श० 
५1५, पद्चात्पुत्रे रपहतभर: कल्पते विश्रमाय--विक्रम० 
३1१, विभावरी यद्यरुणाय कल्पते कु० ५४४, ६1२९, 
५।७९, मेघ० ५५, रघु० ५१३, ८1४०, श० ६1२३, 
भट्टि २२२१ 2. सुप्रबद्ध तथा विनियमित होना, सफल 
होना 3. होना, घटित होना, घटना--कल्पिष्यते हरे: 
प्रीति:--भट्टि ० ९६1१२, ९४४, ४५ 4. तैयार होना, 
सज्जित होना---चक्लपे चाश्वकुञ्जरम्‌-भट्टि० १४॥८९ 
5. अनुकूल होना, किसी के काम आना, अनुसेवन 
करना 6. भाग लेना, (प्रेर०) 1. तैयार करना, क्रम 
से रखता, संवारता 2. निश्चित करता, स्थिर करता 
3. बाँटना 4. सामान जुटाना, उपस्कृत करना 
5. विचार करना, अब--, फलना, झुकना, सम्पन्न 
करना (संप्र के साथ) आ--,(प्रेर०) अलंकृत 
करना, सजाना, उप--, 1. फलना, परिणाम निकालना, 
(संप्र के साथ) मनु० ३।२०२ 2. तैयार होना, 
तत्पर होना--मनु० ३।२०८, ८३३३, परि--, 
(प्रे) 1. फैसला करना, निर्धारण करना, निश्चित 
करना 2. तैयार करना, तैयार होना 3. गुणयुक्त 
करना--श० २।९ प्र, होना, घटित होना 
2. सफल होता (प्रेर०) 1. आविष्कार करना, उपाय 
निकालना. (योजनाएँ) बनाना 2. तैयार होना, तैयार 
करता, कि--, संदेह करना, संदिग्ध होना (प्रेर०) 
संदेह करना; सम्‌, (प्रेर०) 1. दृढ़ निश्चय करना, 
दृढ़ संकल्प करना, निश्चित करना 2. इरादा करना, 
प्रस्ताव रखना, समुप--, तैयार होना । 

क्लुप्त (भू० क० $०) [क्लृप्‌+क्त] 1. तैयार किया हुआ, 
किया हुआ, तैयार हुआ, सुसज्जित--क्ल प्तविवाहवेषा 
---रघु० ६।१० विवाहवेष में सुभूषित 2. काटा हुआ, 
छीला हुआ--कलूप्तकेशनखइमश्चु--मनु० ४३५ 
3. उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुआ 4. स्थिर 
किया हुआ, निश्चित 5. सोचा हुआ, आविष्कृत । 
सम०- कौला अधिकार पत्र, दस्तावेज,--धूपः 
छोबाग : 

क्लप्तिः (स्त्री०} [वलृप्‌+-क्तिन्‌] 1. निष्पत्ति, सफलता 
2. आविष्कार, बनावट 3. क्रमबद्ध करना । 


क्लूप्तिक (वि०) [क्ल॒प्त--ठन्‌] खरीदा हुआ, मोल लियः 
हुआ । 

केकयः (ब० व०) एक देश और उसके निवासी --मगघ- 
कोसलकेकयञ्चासिनां दृहितरः--रघु० ९।१७। 

केकर (वि०) (स्त्री०--री)| के मूध्नि नेत्रतारां कतुं शील- 
मस्य--क्‌ +अच्‌ अलुक्‌ -तारा०] मेगी आंख वाला, 
--रम्‌ भंगी आंख; तु० आकेकर। सम०--अक्ष 
(वि०) वक्रदृष्टि, भेंगी आंख वाला । 

केका [ केन-क॑ै-ड--टाप्‌, अलुक्‌ स० ] मोर की बोली 
__केकाभिर्नीलकण्ठस्तिरवति वचनं ताण्डवादुच्छिखंण्डः 
--मा० ९।३०, षड्जसंवादिनीः केकाः--रघु° १।३९, 
७६९, १३।२७, १६।६४, मेघ० २२, मतं ० १।३५ । 

केकावलः, केकिकः, केकिन्‌ (पुं ) [केका + वलच्‌, केका 
+न्‌, केका+-इनि | मोर--इतः केकिक्रीडाकलकल- 
रवः पक्ष्मलदुश्षां--भतुँ० १।३७ । 

केणिका [ के मूध्नि कुत्सितः अणकः+- टाप्‌ | तम्बू । 

केतः [ कित्‌+-घञ््‌ ] 1. घर, आवास 2. रहना, बस्ती 
3. झंडा 4. इच्छा शक्ति, इरादा, चाह । 

केतकः [ कित्‌--ण्वुल्‌ ] एक पोषा--प्रतिभान्त्यद्य बनानि 
केतकानाम्‌-घट० १५ 2. झण्डा,---कस्‌ केवड़े का फूल 
--केतकी: सूचिभिन्नै:-- मेघ० २४, २३, रघु० ६।.१७, 
१३॥१६,--की एक पौघा-केवड़ा ( न-केतक ) -हसित- 
मिव विधत्ते सूचिभिः केतकीताम्‌--क्रतु० २।२३ 
2. केतकी का फूल--ऋतु ० २, २०, २४ । 

केतनम्‌ [ कित्‌ +ल्युट्‌ ] 1. घर, आवास--अकलितमहिमानः 
केतनं मद्धलानां--मा० २।९, मम मरणमेव वरमति 
वितथकेतना--गीत० ७ 2. निमंत्रण, बुलावा 3. स्थान, 
जगह 4. पताका, झंडा--भग्तं भोमेन मरुता भवतो 
रथकेतनम्‌ -वेणी० २1२३, शि० १४।२८, रघु० ९।३९ 
5. चिह्न, प्रतीक जैसाकि मकरकेतन 6. अनिवार्य कर्म 
(घामिक भी)-निवापाञजलिदानेन केतने: श्राद्धकर्मभिः, 
तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्‌ किमुतान्यथा - वेशी ० 
३।१६ । 

केतित (वि०) [ केत+-इतच्‌ ] 1. बुलाया गया, आमंत्रित 
2. आबाद, बसा हुआ । 

केतुः [ चाय्‌-तु, की आदेशः ] 1. पताका, झंडा--चीनां- 
शुकमिव केतोः प्रतिवात नीयमानस्य--श० १।३४ 
2. मुख्य, प्रधान, नेता, प्रमुख, विशिष्ट व्यक्ति (बहुघा 
समास के अन्त में) --मनुष्यवाचा मनुबंशकेतुम्‌-.-रघु० 
२।३३, कुलस्य केतुः स्फीतस्य (राघवः) --रामा ० 
3. पुच्छरुतारा, धूमकेतु--मतु० १।३८ 4. चि, अंक 
5. उज्ज्वलता, स्वच्छता 6. प्रकाश की किरण 7. सौर“ 
मंडल का तवा ग्रह ओ पुराणों के अनुसार सेंहिकेय 
राक्षस का कबंघ है तथा जिसका सिर राहु है--कूर- 
ग्रहः सकेतुशचन्द्रमसं पूर्णमण्डऊमिकनीमू-सुद्रा» ११६ । 


( ३०२ ) 


सम्‌०--ग्रहः अवरोही शिरोबिन्दु (जहाँ ग्रहमार्ग व 
रविमार्ग एक दूसरे को काटते हैं),-भः बादल, -- यष्टिः 
(स्त्री०) ध्वज का दंड--रघु० १२1१०७ ३,--रत्नम्‌ 
नीलम, दैदूर्य, - वसनम्‌ ध्वजा, पताका । 

केदारः [के शिरसि दारोऽस्य--ब० स० ] 1. पानी भरा 
हुआ खेत, चरायाह 2. थांवला, आलवाल 3. पहाड़ 
4. केदार नामक पहाड़ जो हिमालय का एक भाग है 
5. शिव का नाम। सम०--खण्डम्‌ मिट्टी का बना 
एक छोटा सा बांध जो पानी को रोके,--नाथः शिव 
का विशेष रूप । 

केनारः [ के मूध्नि नारः--अलु० स० ] 1. सिर 2. खोपड़ी 
3. गाल 4. जोड़ । 

केनिपातः [ के जले निपात्यतेऽसौ--के+-नि-+-पत्‌+-णिच्‌ 
+अच्‌ | पतवार, डांड, चप्पू । 

फेन्द्रम्‌ (नपुं०) 1. वत्त का मध्य बिदु 2. वृत्त का प्रमाण 
3. जन्मकुंडली में लग्न से पहला, चौथा, सातवाँ और 
दसवां स्थान । 

केथूरः,--रम्‌ [ के बाहौ शिरसि वा याति, या--ऊर किच्च, 
अलु० स०, तारा०] टाड, विजायठ, बाजूंबंध-- केयूरा न 


विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्दरोज्ञ्बलाः-भतृं० २।१९, | 


रघु० ६1६८, कु० ७।६९,--रः एक रतिबंध । 

केश्लः (ब० व०) दक्षिण भारत का एक देश (वर्तमान 
मलाबार) और उसके निवासी--मा० ६1१९, रघु० 
४॥५४, -ली {स्त्रीश ) 1. केरल देश की स्त्री 
2. ज्योतिविज्ञान । 

केल्‌ (श्वा० पर०--केलति, केलित) 1. हिलाना 2. खेलना, 
खिलाड़ी होना, क्रीडा परायण या केलिप्रिय होना । 

केलकः [ केल--ण्वुल ] नतंक, कलाबाजी करने वाला नट । 

केलासः [ केला विलासः सीदत्यस्मिन्‌ - -केला--सद्‌--ड: ] 
स्फटिक । 

केलिः ( पुं०--स्त्री० ) [ केल्‌+-इन्‌ ] 1. खेल, क्रीडा 
2. आमोद-अमोद, मनोविनोद -- केलिचलन्मणिकुण्डल 
आदि--गीत० १, हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि 
बिलसति केलिपरे-त०, राधामाधवयोजंयंति यमुनाकूले 
रहः केलयः-त०, अमण ७, मनु ० ८।३५७, ऋतु० ४१७ 
3. परिहास, मखौल, हंसीदिल्लगी,--लिः (स्त्रि०) 
पृथ्वी 1. सम०---कला क्रीडा प्रिय कला विलासिता, 
श्यृंगारप्रिय संबोधन 2. सरस्वती की वीणा,--किलः 
नाटक में नायक का विश्वस्त सहचर (एक प्रकार का 
विदूषक ),- किलावती रति, कामदेव की पत्नी,-कीर्णः 
ऊंट, कुचिका पत्नी की छोटी बहन,--कुपित (वि० ) 
खेल में रुष्ट--वेणी० १।२-कोषः नाटक का पात्र, 
नर्तक, नचेया, -गृहस्‌,-- निकेतनम्‌---मन्विरम्‌ --सद- 
नम्‌ आमोदभवन, निजी कमरा, अमरु ८, --नागरः 
कामासक्त,--पर (वि०) क्रीडापर, विलासी, आमोद 


प्रिय,--मुखः परिहास, क्रीडा, मतोरंजन,--बृक्ष: कदंब- 
वृक्ष को जाति,--शयनम्‌ विलासशय्या, सुखशय्या, कोच 
केलिशयनमनुयातम्‌ गीत० ११,- शुषिः (स्त्री ) 
पृथ्वी,-- सचिवः आमोदप्रिय सखा, विश्रन्ध मित्र । 

केलिकः | केलि} कन्‌ ] अशोक वृक्ष । 

केली [केि+-डीष्‌] 1. खेल, क्रीडा 2. आमोद-क्रीडा । सम० 
--पिकः मनोविनोदार्थं रक्खी हुई कोयल,-चनी प्रमोद 
वाटिका, केलिकानन, क्रीडोद्यान,--शुकः मनो रंजनार्थ 
पाला हुआ तोता । 

केबल (वि०) [ केव्‌ सेवने वृषा”कल ] 1. विशिष्ट, एका- 
न्तिक, असाधारण 2. अकेला, मात्र, एकल, एकमात्र, 
इक्का-दुक्का-सहितस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सक- 
लान्‌ गुणानपि--रघु० ८।५, न केवलानां पयसां प्रसूति- 
मवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्‌ २६३, १५।१, कु० 
२।३४ 3. पूर्ण, समस्त, परम, पुरा 4. नग्न, अनावृत 
(भूमि० आदि) कु० ५।१२ 5, खालिस, सरल, अमि- 
श्रित, विमल-_कातर्य केवला नीतिः —रघु० १७४७, 
लम्‌ (अव्य०) केवल, सिर्फ, एकमात्र, पूर्ण रूप से, 
नितान्त, सरवंथा-_केवलमिदमेव पुच्छामि-का० १५५, 
न केबलम्‌--अपि न सिफ बल्कि, वसु तस्य विभोर्न 
केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना --रघु ० ८।३१, तु० 
२।१९, २०।३१। सम०-आत्मन्‌ (वि०) परम 
एकता ही जिसका सार है कु० २ ।४,—नेयायिकः सिर्फ 
ताकिक (जो ज्ञान की किसी और शाखा में प्रवीण न 
हो), इसी प्रकार "वैयाकरण । 

केवलतः (अव्य०) { केवल--तसिलू ] केवल, निरा, सर्वथा, 
निपट, सिर्फ । 

केवलिन्‌ (वि०) (स्त्री० -- नौ) [ केवल इनि | 1. अकेला 
एकमात्र 2. आत्मा की एकता के परम सिद्धान्त का 
पक्षपाती । 

केशः [क्लिश्यते क्लिश्नाति वा-- -क्लिश्‌ +- अन्‌, लोलोपश्च] 
1. बाल--विकीर्णकेशासु परेतभूमिषु-कु० ५।६८ 
2. सिर के बाल--केशेषु गृहीत्वा-या-केशग्राहं युध्यन्ते 
-सिद्धा०, मुक्तकेशा--मनु० ७।९१, केशव्यपरोपणा- 
दिव--रघु० ३।५६, २।८ 3. घोड़े या शेर की अयाल 
4. प्रकाश की किरण 5. वरुण का विशेषण 6: एक 
अकार का सुगन्ध द्रव्य सम०--अन्तः 1. बाल का 
सिरा 2. नीचे लटकते हुए लम्बे बोल, बालों का गुच्छा 
3. मुण्डन संस्कार--म्नु० २।६५,--उच्चयः अधिक 
या सुन्दर बाल,--कमंन्‌ (नपु०) (सिर के) बालों को 
संभाळना,-कलापः बालों का ढेर,--कोटः जूँ, गर्भः 
बालों की मींढी,--गृहीत (वि०) बालों से पकडा हुआ, 
_ प्रहः--प्रहणम्‌ बालों को पकड़ना, बालों से पकडता 
केशग्रहः खल तदा द्रुपदात्मजाया:--बेणी ० ३।११,२९, 
मेघ० ५०, इसी प्रकार--यत्र रतेषु केशम्रहः--का० ८ 


( ३०३ ) 


-ध्तम्‌ दूषित गंजापत,--चिछद्‌ (पू०) नाई, हज्जाम, 
--जाहः बालों की जड,--पक्षः,--पाशः,---हस्तः बहुत 
अधिक अथवा संवारे हुए बाळ--तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य 
कु्यूर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमये:--कु० १।४८,७।५७, 
तु० कचपक्ष कचहस्त आदि--बस्ध जूडा,--भूः--भूसिः 
सिर या शरीर का अन्य भाग जहाँ बाल उगते हूँ 
--प्रसाधती,--मार्जकम्‌,---माजनम्‌ कंघी, --रचना 
बालों को संवारना,-- बेशः कबरी-बन्धन । 

केशटः [केश+-अट्‌न-अच्‌, शक” पररूपम्‌] 1. बकरा 
2. विष्णु का नाम 3. खटमल 4. भाई । 

केशव (वि०) [केशा: प्रशस्ताः सन्त्यस्य, केश-व] बहुत 
या सुन्दर बालों वाला,--बः विष्णु का विशेषण-केशव 
जय जगदीश हरे---गीत० १, केशवं पतितं दुष्ट्वा 
पाण्डवा हषनिर्भराः--सुभा० । सम०--आयुधः आम 
का वृक्ष (-धम्‌) विष्णु का शस्त्र, आलयः,-आवासः 
अश्वत्थ वृक्ष । 

केशाकेशि (अव्य०) [केशेष्‌ केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं युद्धम्‌ 
पूर्वपदस्य आकारः इत्वम्‌ च] एक दूसरे के बाल 
खींच कर, नोच कर की जाने वाली लड़ाई--झोंटा- 
झोंटी--केआाकेक्यभवधुद्धं रक्षसां वानरैः सह---महा ०, 
याज्ञ० २।२८३। 

केशिक (वि०) (स्त्री ०-की ) 
कृत बालों वाला । 

केशिन्‌ (०) [केश-इनि] 1. सिंह 2. एक राक्षस जिसको 
कृष्ण ने मार गिराया था 3. एक और राक्षस जो देव 
सेना को उठा कर ले गया और बाद में इन्द्र द्वारा 
मारा गया था 4. कृष्ण का विशेषण 5. सुन्दर बालों 
वाला । सम०---निष्दनः,--मथनः कृष्ण के विशेषण 
>-भग० १८१ । 

केशिनी [केशिन्‌ +-डीप्‌] सुन्दर जूड़े वाली स्त्री 2. विश्रवा 
की पत्नी, रावण और कुम्भकर्ण की माता । 

केस (श) रः,-रम्‌ [के+स्‌ (श्ट) 4-अच्‌, अलुक्‌ स०] 
1. (सिंह आदि की) अयाल--न हन्त्यदूरे$पि गजान्मृगे- 
हवरो विलोलजिहवश्चलिताग्रकेसरः--ऋतु० १।१४, 
झ्‌० ७।१४ 2. फूल का रेशा या तन्तु--नीपं दृष्ट्रवा 
हरितकपिशं केसररर्घरूढैः-मेघ० २१, श० ६1१७, 
मालवि० २।११, रघु० ४।६७ शि० ९।४७ 3. बकुल 
का पेड़ 4. (आम आदि का) रेशा या सूत्र,-रम्‌ 
बकुल वृक्ष का फूल-- रघु ० ९।३६। सम०--अचलः 
मेरु पहाड़ का विशेषण, वरम केसर, जाफ़रान । 

केस (ज्ञ) रिन्‌ (पुं०) [केसर+इनि] 1. सिंह--अनुहुंकु- 
रुते घनध्वनि न हि गोमाय्रुतानि केसरी -शि० १६। 
२५ धनुधेरः केसरिणं ददश--रघु० २।२९, श० ७३ 
2. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अपने वर्ग का प्रमुख (समास के 
अन्त में--तु० कुंजर, सिह आदि) 3. घोड़ा 4. नींबू 


[किश+ठन्‌] सुन्दर या अलं- 


या गलगल का पेड़ 5. पुन्नाग वृक्ष 6. हनुमान्‌ के पिता 
का नाम । सम०--खुतः हनुमान्‌ का विशेषण । 

क॑ (म्वा० पर०--कायति) शब्द करना, ध्वनि करना । 

कंशुकम्‌ [किशूक-+-अण्‌] किंशुक वृक्ष का फूल । 

कँकयः [केकय-+-अण्‌] केकय देश का राजा, दे० 'केकय' । 

कैकसः [कीकस -+-अण्‌ | राक्षस, पिशाच । 

केकेयः [केकयानां राजा--अण्‌] केकय देश का राजा या 
राजकुमार,--यी केकय देश के राजा की बेटी, राजा 
दशरथ की सबसे छोटी पत्नी, भरत की माता (जब 
राम को राजगही मिलने वाली थी, तो कैकेयी को 
कौशल्या से कम प्रसन्नता न थी, परन्तु उसकी दासी 
मन्थरा बड़ी दुष्ट थी, उसे राम से पुराना द्वेष था; 
इस समय बदला लेने का अच्छा अबसर समझकर 
मन्थरा ने कैकेयी का मन इतना अधिक पलट दिया 
कि वह मन्थरा के सुझाव के अनुसार राजा दशरथ से 
वे दो वरदान माँगने के लिए उद्यत हो गई जो उन्होंने 
पहले कभी देने की प्रतिज्ञा की थी। एक वर से 
उसने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वर 
से राम के लिए १४ वर्ष का निर्वासन माँगा । रोषान्ध 
दशरथ ने कैकेयी को उसके दूषित प्रस्ताबों के लिए 
बहुत बुरा भला कहा परन्तु अन्ततः उन्हें उसकी हठ 
के आगे झुकना पड़ा । इस दुष्कृत्य के कारण कैकेयी 
का नाम बदनाम हो गया) । 


केटभः [कोट--भा--ड--अण्‌] राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
ने मार गिराया (वह बड़ा बलवान्‌ राक्षस था, कहा 
जाता हे कि वह और मधु दोनों राक्षस विष्णु के कान 
से निकले जब कि बे सोये हुए थे, परन्तु जब राक्षस 
ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ा तो विष्णु ने उसको मार 
गिराया) । सम०--अरिः, - जित्‌ (पु०)-रिपु:-हन्‌ 
विष्णु के विशेषण । 

केतकम्‌ कितकी--अण्‌] केवड़े का फूल । 

कंतबम्‌ [कितव--अण्‌ | 1. जूए में लगाया गया दाँव 
2. जुआ खेलना 3. झूठ, धोखा, जालसाजी, चालबाजी, 
चाळाकी--हूदये वससीति मत्प्रियं यदवोचस्तदवैमि 
कैतवम्‌-कु० ४॥९,--वः 1. छली, चालबाज 2. जुआरी 
3. घतूरे का पौधा । सम०--भ्रयोगः चालाकी, दाँव, 
--वाद: झूठ, चालबाजी । 

केदारः [केदार +अण्‌] चावल, अनाज,--रम्‌ खेतों का 
समूह, 'कैदार्य' भी इसी अर्थ में । 

कंभुसिकः [किमुत--ठक्‌] (न्याय) 'और कितना अधिक’ 
न्याय, एक प्रकार का तकं (किमुत और कितना 
अधिक से व्युत्पन्न) । 

करव: [के जले रौति--केरवः हंसः तस्य प्रियं--केरव-- 
अण्‌] 1. जुआरी, घोखा देने वाला, चालबाज 2. शत्र, 
नाम्‌ श्वेत कुमुद जो चन्द्रोदय के समय खिता हे 


( २०४ ) 
चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालमू--भतृ० २७३। , कोडूः, कोङ्कणः (ब०्व०) एक देश का नाम, सह्याद्रि और 


सम०--बन्धुः चन्द्रमा का विशेषण । समुद्र का मध्यवर्ती भूखंड 1 
करविन्‌ डु `) [कैरव +-इनि] चन्द्रमा । कोङ्कणा [ कोड्ण+-टाप्‌ ] रेणुका, जमदग्नि की पत्नी । 
करविणी [करविन्‌ +-डीप्‌] 1. श्वेत फूल वाला कुमुद का सम०-सुतः परशुराम का विशेषण । 


3. श्वेत कमलों का समूह । तारा० ] आश्विन मास की पूणिमा की रात में मनाया 
केरवी [करव +-डीष्‌ | चाँदनी, ज्योत्स्ना । जानेवाला आमोदपूर्ण उत्सव । 
कंछास: [के जले लासो दीप्तिरस्य--केछासञ-अण्‌| पहाड़ | कोटः [ कुट्‌ +- घञ्ञ्‌ ] 1. किला 2. झोंपड़ा, छप्पर 3. कुटि- 
का नाम, हिमालय की एक चोटी, शिव और कुबेर लता 4. दाढ़ी । 
का निवास स्थान-मेघ० ११, ५८ रघु» २।३५। सम० कोटरः-रम्‌ [ कोटं कौटिल्यं राति रा--क ता० ] वृक्ष की 
~ नाथ: 1. शिव का विशेषण 2. कुबेर का विशेषण खोखर--नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामघः 
-- कैलासनाथ तरसा जिगीषु:--रघु० ५।२८, कलास- “श० ११४, कोटरमकालवृष्ट्या प्रबळपुरोवातया 
नाथमुपसत्य निवतंमाना--विक्रम० १।२। यमिते-मालवि० ४।२ ऋतु ० १।२६। Fe 
कंवतंः [ के जले वतंते--वत्‌+-अच्‌, केवतंः ततः स्वार्थे | कोटरी, कोटवी [ कोट--री (वौ) तीक्विथु ] 1. नंगी स्त्री 
अण्‌ तारा» ] मछवा---मनोभू: कंवतंः क्षिफति परित- 2. दुर्गादेवी का विशेषण (नग्न रूप में वर्णन) । 
स्त्वां प्रति मुहुः (तनूजाली जालम्‌) --शा० ३११६, | कोडिः,-डी (स्त्री) [ कुट+-इउ्ग , कोटि+-डीष्‌ ] 1. धनुष 
मनु० ८।२६०, (इसके जन्म के विषय में दे० का मुड़ा हुआ सिरा-भूमिनिहितैककोटिकार्मुकम्‌-रघु० 
मनु० १०1३४) । ११।८१ उुत्तर० ४२९ 2. चरमसीमा का किनारा, 
कैवल्यम्‌ | केवळ +-व्यज्न ] 1. पूर्ण पृथकता, अकेलापन, नोक या धार-सहचरीं दन्तस्य कोट्या लिखन्‌-मा० 
एकान्तिकता 2. व्यक्तित्व 3. प्रकृति से आत्मा का ९।३२, अङ्गदकोटिलग्नम्‌ रघु० ६।१४, ७४६, ८।३६ 
पार्थक्य, परमात्मा के साथ आत्मा की तद्रूपता 3. शस्त्र की घार या नोक 4. उच्चतम विन्दु, आधिक्य 
4. मुक्ति, मोक्ष । पराकोटि, पराकाष्ठा, परमोत्कर्ष-परां कोटिमानन्द- 
केशिक (वि०) (स्त्रो०- को) [ केश--ठक्‌ ] बालों के स्याध्यगच्छन्‌-का० ३६९, इसी प्रकार कोपकोटिमा- 
समान, वालो की भांति सुन्दर,--कः श्यंगार रस, पन्ना-पंच० ४, अत्यंत कुपित 5. चन्द्रमा की कलाएं 
विलासिता, - कस्‌ बालों का गुच्छा,---की नाद्य शैली -कु० २।२६ 6. एक करोड़ की संख्या-रघु० ५२२३, 
का एक प्रकार (अधिक शुद्ध 'कौशिकी' शब्द हे) । १२८२, मनु० ६६३ 7. (गणित) ९० कोटि के 
कंशोरम्‌ [ किशोर :- अजय ] किशोरावस्था, बाल्यकाल, चाप की सम्पूरक रेखा 8. समकोण त्रिभुज की एक 
कौमार आयु (पन्द्रह वर्षे से नीचे की) -कॅशोरमापंच- भुजा (गणित) 9. श्रेणी, विभाग, राज्य-मनुष्य ०, 
दब्मात्‌ । प्राणि ० आदि 10. विवादास्पद प्रश्न का एक पहलू, 
केदयम्‌ | केश :- गरका | थारे बाल, बालों का गुच्छा । विकल्प । सम०-ईइवरः करोड़पति,-ज्रित्‌ (पूं०) 
कोक: | कृरु आदाते अत्‌ -- तारा० ] 1. भेड़िया--वनयथ- कालिदास का विशेषण,-ज्या (गणित) समकोण त्रिभुज 
परिभ्रष्टा मुगी कोकेरिवादिता-- रामा० 2. गुलाबी में एक कोण की कोज्या/-दृयम दो विकल्प,-पात्रम्‌ 
रंग का हंस (वक्रवाक),-- कोकानां करुणस्वरेण पतवार,-पालः दुर्ग रक्षक,-वैषिन्‌ (वि०) (शा०) 
सदृशी दीर्चा मःम्यथना--गीत ५ 3. कोयल 4. मेंढक नियत विन्दु पर प्रहार करने वाला, (आलं०) अत्यन्त 
5. विष्णू का नाम । सम०--देवः 1. कबूतर, 2. सूर्य कठिन कार्यों को सम्पन्न करने वाला । 
का विशेषण ! कोटिक (वि०) [ कोटि--क॑1-क ] किसी वस्तु का उख्च- 
कोकनदम्‌ [कोकान्‌ जक्रबाकान्‌ नइति नादयति नद्‌ +- अच ] तम सिरा । 
चाल कमळ - -कियित्कोकनदच्छदस्य सदृशे नेत्रे स्वयं | कोटिरः | कोटि राति रा+क ता» ] सन्यासियों द्वारा 
रज्यत:--उत्तर० ५।३३, नीलनलिनाभमपि तन्वि मस्तक पर बनी सींग के रूप की बालों की चोटी 
तव लोचन पा रपति, कोकनदरूपम्‌ --गीत० १०, शि० 2. नेवला 3. इन्द्र का विशेषण । 
डोड६ | कोटि (टी) शः [ कोटि(टी) च मेड, पटेला । 
कोकाहः [ कोक -- था -- उन्‌ +-ड ] सफेद घोड़ा । कोटिशः (अव्य०) [ कोटि +-शस्‌ ] करोड़ों, असंख्य । 
कोकिलः [कुर्‌ २ - इलन्‌ | 1. कोयल-गुंस्कोकिलो यन्मयुरं | कोटीरः [ कोटिमीरयति ईर्‌+अण्‌ ] 1. मुकूट, ताज 
नुक भकु २२२, ४११६, रघु० १२३९ 2. जलती 2. शिखा 3. सन्यासियों द्वारा मस्तक पर बाँधी गई 
हुई छकही । सम» -भावषासः,-उत्सभ्ः आम का वृक्ष । बालों की चोटी जो सींग जैसी दिखाई देती है, अदा 


पौधा 2. वह सरोवर जिसमें श्वेत कसल खिले हों कोजागरः [ को जागति इति लक्ष्म्या उक्तिरत्र काले पृषो ० 


“४४ी!00) 0100000000 


mmm een 


( ३०५ ) 


"कोटीरबन्धनवतुर्गुणयोगपट्टव्यापारपारगममु भज 
भूतभर्तु-तै० ११1१८ । 
कोट्टः [ कुट्ट +-घज्म्‌ | नि० गुणः ] दुर्ग, किला । 
कोटट्वी | कोट्टं वाति वा+-क, गौरा० डीष्‌ तारा० ] 
1. नग्न स्त्री जिसके बाल बिखरे हुए हों 2. दुर्गादेवी 
3. बाण की माता का नाम । | 
कोट्टारः [कुंट्‌ट-- आरक्‌ पृषो०] 1. किलेबन्दी वाला नगर, 
दुर्ग 2. तालाबकी सीढ़ियां 3. कुआँ, तालाब 4. लम्पट, 
दुराचारी ! तै 
कोण: [कुण्‌ करणे घडा,, कर्तेरि अच्‌ वा तारा०] 1. किनारा, 
कोना-भयेन कोणे क्वचन स्थितस्य-विक्रमांक० १।९९, 
(युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्ययो:--भामि० २। 
१७३ 2. वृत्त का अन्तर्वर्ती विन्दु 3. वीणा की कमानी, 
सारंगी बजाने का गज 4. तलवार या शस्त्र की तेज 
घार 5. लकड़ी, लाठी, गदा 6. ढोल बजाने की लकड़ी 
7. मंगल ग्रह 8. शनिग्रह । सम ०-आघातः ढोल, ढपड़ें 
बजाना (विविध वाद्ययंत्रों की मिश्रित ध्वनि )-कोणा- 
घातेबु गर्जेत्रलयघटघटान्योन्यसंघट्टचण्ड:--वेणी० 
१२२, (भरत द्वारा दी गई परिभाषा-ढक्काशत- 
सहस्राणि भेरीशतशतांनि च, . एकदा यत्र हन्यन्ते 
कोणाघातः स उच्यते ) ,---कृणः खटमल । 
कोणपः दे० कौणप। 
कोणाकोणि (अव्य०) एक कोण से दूसरे कोण तक, एक 
किनारे से दूसरे किनारे तक, तिरछ, आड़े ! 
कोदण्डः,-डन्‌ | कु +-विच्‌ =कोः शब्दायमानो दण्डो यस्य 
ब०सं० | धनुष,--रे कन्दर्पे करं कदर्थयसि कि कोदण्ड- 
टङ्कारंवे:-भतृ० ३११००, कोदण्डपाणिनिनदत्प्रतिरोघ- 
कानाम्‌ -मालवि० ५।१०,-डःभों। | 
कोद्रवः | कृ--विच्‌ --को, दु+अक्‌==द्रव, कर्म» स० ] 
कोदों का अनाज जिसे गरीब लोग खाते हैं-छित्वा 
कर्पूरखण्डान्‌ वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात्‌-मतुं ० 
२१००1 ५ 
कोषः [ कुप्‌-+घञ्य्‌ ] 1. क्रोध, गुस्सा, रोष-कोपं न 
गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग:-पंच० १।१२३, न त्वया 
कोप: कार्य:--क्रोध मत करो 2. (आयुर्वेद) शारी- 
रिक त्रिदोष विकार-अर्थात्‌ पित्तकोप, वातकोप, कफ- 
कोप । सम०--आकुल-आविष्ट (वि०) कुद्ध, 
प्रकुपित, --क्रमः 1. कोधी या रुष्ट पुरुष 2. क्रोध का 
मार्ग,-पदम्‌, 1. क्रोध का कारण 2. अनावटी क्रोध, 
--बशः क्रोध की वश्यता,--बैषः क्रोध की प्रचण्डता, 
तोक्ष्णता । | 
कोपल (वि०) [ कुप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. रोषशीरू, चिडचिडा, 
क्रोधी 2. क्रोध पैदा करने वाला 3. प्रकोपी, शरीर के 
त्रिदोषों में प्रबल विकार उत्पन्न करने वाला,--ना 
रोषशील या कोषी स्त्री--कवासि कामिन्‌ सुरतापरा- 
३९ 


घात्‌ पादानतः कोपनयावधूतः--कु० ३।८, अमरु ६५। 


| कोपिन्‌ (वि०) [कोप--इनि ] 1. क्रोधी, चिडचिडा 


सत्यमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी ~ गीत० १० 
2. क्रोध उत्पन्न करने वाला 3. चिडचिडा, शरीर में 
त्रिदोष विकारों को उत्पन्न करने वाला । 

कोमल (वि०) [कुन कलच्‌, मुट्‌ च नि० गुणः] 
1. सुकुमार, मृदु, नाजुक (आलं० से भी) --बन्धुरकोम- 
लाड्गुलि (करम्‌)-श० ६।१२, कोमलविटपानुकारिणौ 
बाहू--१।२१, संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ 
जामेतुँ० २।६६ 2. (क) मुदु, मन्द--कोमलं गीतम्‌ 
(ख) रुचिकर, सुहावना, मघुर--रे रे कोकिल कोमलैः 
कलरवैः किं त्वं वृथा जल्पसि--भतूं० ३१० 
3. मनोहर, सुन्दर । 

कोमलकम्‌ [ कोमल-{-कन्‌ ] 1. कमलडंडी के रेशे । 

कोयष्टिः, कोयष्टिकः [ क॑ जलं यष्टिरिवास्य ब० स० 
पृषो ० अकारस्य उकारः--कोयष्टि+-कन्‌ | टिटहिरी, 
कुररी--काइमर्याः कृतमालमुद्गतदलं कोयप्टिकष्टी- 
कृते--मा० ९।७, मनु० ५।१३, याज्ञ? ११७३ । 

कोरकः-कम्‌ [ कुर+वुन्‌ | 1. कली, अनखिला फूल, 
--संनद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया-श० 
६।३ 2. (आलं०) कली के समान कोई चस्तु-अर्थात्‌ 
अघखिला फूल, अविकसित फूल,--राघाया: स्तनकोर- 
कोपरि चलन्नेत्रो हरिः पातु वः-गीत० १२ 3. कमल- 
डंडी के रेशे 4. एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । 

कोरदूषः =-कोद्रवः । 

कोरित (वि०) [ कोरञ-इतच्‌ } 1. कलीयुक्त, अङ्कुरित 
2. पिसा हुआ, चूरा किया हुआ, टुकड़े-टुकडे 
किया हुआ । 

कोलः [ कुल्‌ +अच्‌ ] 1. सूअर, वराह--शि० . १४४३ 
2. लट्ठों का बना बेड़ा, नाव 3. स्त्री की छाती 
4. नितंब प्रदेश, कल्हा, गोद 5. आलिङ्गन 6. शनिग्रह 
7. बहिष्कृत, पतित जाति का व्यक्ति 8. जंगली 
—लम्‌ 1. एक तोले का भार 2. काली मिर्च 3. एक 
प्रकार का बेर! सम०--अञ्चः कलिंग देश का नाम 
--पुछ्छ: बगला । 

कोकम्बकः [ कुल्‌ -अम्बच्‌-- कन्‌ ] वीणा का ढांचा । 

कोला,-लिः,-ली' (स्त्री०) [ कुलू--ण-[-टापू, कुल्‌+-इन्‌, 
कुल--अच्‌--डीष्‌ वा ] दे० बदरी । . 

कोलाहरू:,-लम्‌ [ कोलू-आ + हलू +अच्‌ ] एक साथ 
बहुत से लोगों के बोलने का शब्द, हंगामा । 

कोविद (वि०) [ कु+विच्‌, तं वेत्ति-विद्‌--क ] अनुः 
अवी, विद्वान्‌, कुशल, बुद्धिमान्‌, प्रवीण (संबं० या 
अघि» के साथ, परन्तु बहुधा समास में) --गुणदोषको- 
बिद:--शि० १४।५३, ६९ प्राप्यावन्तीनुदयनकथा 
कोविदग्नामवृद्धानू--मेष० ३०, मनु» ७२६ । 


( ३०६ ) 


कोविदारः,-रम्‌ [ कु--वि--दु--अण्‌ ] एक वक्ष का नाम, 
कचनार--चित्त विदारयति कस्य न कोविदारः 
-कतु० ३।६। 

कोशः (ष) -शस्‌ [ कुश (ष्‌) +-घञ्ग्‌, अच्‌. वा ] 1. तरल 
पदार्थों को रखने का बर्तन, बाल्टी 2. डोल, कंटोरा 
3. पात्र 4. संदूक, डोली, दराज, ट्रंक 5: म्यान, आवरण 
6. पेटी, ढकना, ढक्कन: 7. भाण्डार, ढेर--मनु० १।९९ 
: 8. भाण्डारगृह 9. खजाना, रुपया पैसा रखने का स्थान 
-मनु० ८।४१९ 10. निधि, रुपया, दोलत--निःशेष- 
विश्राणितकोषजातम्‌--रघु० ५१ (आलं०) कोशस्त- 
पसः--का० ४५ 11. सोना, चांदी 12. शब्दकोश, 
शब्दार्थं संग्रह्‌, शब्दावली .13. अनखिला फूल, कली 
--सुंजातयोः पंकजकोशयोः श्रियम्‌--रघु० ३।८ 
_१३॥२९, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ हा हन्त 
हन्त नलिनीं गज उज्जहार-सुभा० 14. किसी फल की 


गिरी 15. फली 16. जायफल, कठोरत्वचा 17. रेशम 


का कोया--या० ३।१४७ 18. झिल्ली, गर्भाशय 
19. अण्डा 20. अण्डकोष, फोते 21. शिइन 22. गेंद, 
गोला 23. (वेदांत० में) पांच. कोष जो सब मिलकर 
शरीर रचना करते है-जिसमें आत्मा निवास करती 
हैं, अन्नमय, प्राणमय आदि 24. (विधि में) एक प्रकार 
की अपराधियों की अग्नि परीक्षा-तु० याज्ञ० 
२।११४। सम०--अघिपतिः,-अध्यक्षः 1. खजानची 
वेतनाध्यक्ष (तु आधुनिक वित्तमंत्री) 2. कुबेर, 
~ अयारः खजाना, भाण्डारगृह,-- कारः 1. म्यान 
बताने वाला 2. शब्दकोश का निर्माता 3. कोय के 
रूप में रेशम का कीड़ा 4. कोशशायी,-- कारकः रेशम 
का कीड़ा, कृत्‌ (पुं ) एक प्रकार का ईख,-गृहम्‌ 
खजाना, भाण्डागार- रघु० ५।२९,-- चञ्चुः सारस, 
~ नायकः--पालः खजानची, कोशाध्यक्ष,-पेटकः,-कम्‌ 
घन रखने का संदूक, तिजौरी-- बासिन्‌ (पुं०) सीपी 
में रहने वाला कीड़ा, कोशशायी,-- वृद्धि: 1. धन की 
वृद्धि 2. फोतों का बढ़ जाना, शायिका म्यान में 
रक्खा हुआ चाकू, बन्द किया हुआ चाकू,-स्थ (वि०) 
पेटी में बन्द, म्यान में बंद (स्थः) कोशकीट, कोश- 
शायी,--हीन (वि०) धनहीन, निघंन । 
कोशलिकम्‌ [कुशल-+-ठन्‌] रिश्वत, घूस (अधिक शुद्ध रूप 
कौशलिक) 
कोशातकिन्‌ (पुं) [कोश+-मत्‌¬-क्वुन्‌ ==कोशातक+- 
इनि] 1. वाणिज्य, व्यापार 2. व्यापारी, सौदागर 
3. बड्वानल । 
कोझि (षि) न्‌ (पुं०) [कोश (ष) +-इति) आम का वृक्ष 
कोष्ठः [कुष्‌+-थन्‌] 1. हृदय, फेफड़ा आदि शरीर के भीतरी 
. अंग या आशय 2. पेट, उदर 3. आम्यन्तर कक्ष 
4. अन्नमाण्डार, अन्न का कोठा,-च्ठम्‌ 1. चहारदीवारी: 


2. किसी फल का कडा छिलका । सम०--अगारम्‌ 
भाण्डार, भाण्डारघर--पर्याप्तभरितकोष्ठायारं मांस- 
शोणित गृहं भविष्यति--वेणी० ३, मनु० ९।२८० 
“अग्नि; पाचन शक्ति, आमाशय का रस--,पालः 
1. कोषाध्यक्ष, भंडारी 2. चौकीदार, पहरेदार 3. सिपाही 
(आधुनिक नगरपालिकाधिकारी से मिलता-जुलता) 
शुद्धिः मलोत्सर्ग । 
कोष्ठकः [कोष्ठ + कन्‌] 1. अन्नभांडार 2. चहारदीवारी. 
--कम्‌ इंट चूने स बनाया गया पझुओं के पांनी पीने 
का स्थान (बोलचाल की भाषा में 'रवेल' कहते हैं) । 
कोष्ण (वि०) [ईषदुष्णः--कोः कादेशः] 1. थोड़ा गरम, 
सूनगुना--रघु० १॥८४,-- ष्णम्‌ गरमी । 
(ज्ञ) छ: (ब० व०) एक देश और उसके निवासियों 
का नाम~मितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्‌-रघु० ९।९, ३।५, 
६।७१, मगघकोसलकेकयशासिनां दुहितरः-९।१७ । 
(ज्ञ) ला अयोध्या नगर । 
कोहलः [को हलति स्पर्घते--अच्‌ . पृषो? तारा०] 1. एक 
प्रकार का वाद्ययन्त्र 2. एक प्रकार की मंदिरा । 
कोक्कटिकः [कुक्कुट-ठक्‌] 1. मुर्गे पालने वाला, या मुर्गो 
का व्यवसाय करने वाला 2. वह साघु जो चलते समय 
अपना ध्यान नीचे जमीन पर रखता हैँ जिससे कि 
को कीड़ा आदि पेरों के नीचे न दब जाय 3. (अतः) 
दं 
कोक्ष (वि०) (स्त्री०--क्षी) [कुक्षि+अण्‌] 1. कोख से 
बँघा हुआ, या कोख पर होने वाला 2. पेट से सम्बन्ध 
रखने वाला । 
कोक्षेय (वि०) (स्त्री०-यी) [कुक्षिन-ढडा ] 1. पेट में 
होने वाला 2. म्यान में स्थित--असि कौक्षेयम्‌ द्यम्य 
चकारापनसं मुखम्‌--भट्वि० ४।३१। 
[कुक्षो बद्धोऽसिः-ढकञ्ग्‌] तलवार, खङ्ग---वाम- 
पा्श्वावलम्बिना कौक्षेयकेन--का० ८, विक्रमाडु० १। 
९० । 
कोंडू:, कोंडूणः (ब० व०) [कुङु--अण्‌, कोद्धूण+ अण्‌] 
एक देश तथा उसके निवासी शासकों का नाम (दे० 
कोंकण) । 
कौट (वि०) (स्त्री ०--ढी ) [कूट--अज्य_] 1. अपने निजी 
घर में रहने वाला, (अतः) स्वतन्त्र, मुक्त 2. पालतू, 
घरेलू, घर में पला हुआ 3. जालसाक्ष, बेईमान 
4. जाल में फेंसा हुञा,--टः 1. जालसाजी, बेईमानी 
2. झूठी गवाही देन वाला । सम०-ज: कुटज वृक्ष-,तक्ष 
(विप० ग्रामतक्षः) स्वतन्त्र बढ़ई जो अपनी इच्छानुसार 
अपना कार्य करता है, गाँव का कार्य नहीं,--साक्षिन्‌ 
(पुं ) झूठा गवाह, साक्ष्यं झुठी गवाही । 
कोटकिकः, कोटिकः [कूट †- कन्‌, कूटक-ठञा,, कूट-ठक्‌] 
1. बहेलिया, जिसका व्यवसाय पक्षियों को पकड़ पिंजरे 


( 


में बन्द कर बेचना हैं 2. पंक्षियों के मांस का विक्रेता, 
कसाई, शिकारचोर । 
कौटलिक: [कुटिलिकया हरति मृगान्‌ अङ्गारान्‌ वा--कुटि- 
लिका--अण्‌ | 1. शिकारी 2. लहार । 
कौटिल्यम्‌ [कुटिल-ष्यञ] 1. कुटिलपना (शा० तथा 
आल०) 2. दुष्टता 3, बेईमानी, जालसाजी,--ल्यः 
“चाणक्य नीति' नामक नीतिशास्त्र का प्रख्यात प्रणेता 
चाणक्य, चन्द्रगुप्त का मित्र और मन्त्रकार, मुद्राराक्षस 
नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र--कौटिल्यः कुटिलमतिः 
स एष येन क्रोधाग्न्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः-मुद्रा० 
१।७ स्पृशति मां भृत्यभावेन कौटिल्यसिष्यः-मुद्रा० ७। 
कौटुम्ब (वि०) (स्त्री०--बी) [कुटुम्बं तद्भरणं भोजनमस्य 
कुटुम्ब --अण्‌] किसी परिवार या गृहस्थ के लिए 
आवश्यक,---बस्‌ पारिवारिक सम्बन्ध । 
कोदुम्बिक (वि०) (स्त्री--की) [कुटुम्बे तद्भरणे प्रसृतः 
--कुटुम्ब+-ठक्‌] परिवार को बनाने वाला,-कः किसी 
परिवार का पिता या स्वामी । 
कौणपः [कुणप+-अण्‌] पिशाच, राक्षस । सम०--वन्तः 
भीष्म का विशेषण । 
कौतुकम्‌ [ कुतुक+-अण्‌ ] 1. इच्छा, कुतूहल, कामना 
2. उत्सुकता, आवेग, आतुरता 3. आरचर्यजनक वस्तु 
4. वैवाहिक कंगन।-रघु० ८। १ 5. विवाह से पूव वेवा- 
हिक कंगना बाँघने की प्रथा 6. पवे, उत्सव 7. विशेष- 
कर विवाह आंदि शुभ उत्सव-कु० ७।२५ 8. खुशी, 
हर्ष, आनन्द, प्रसन्नता--भतुँ० ३।१४० 9. खेल, 
मनोविनोद 10. गीत, नृत्य, तमाशा 11. हँसी, मजाक 
12. बघाई, अभिवादन । सम०-आयारः,-रम्‌ 
` गुहम्‌ आमोद-भवन--कौतुकागारमागात्‌---कु० ७ 
९४,--क्रिया -मङ्कम्‌ 1. महान्‌ उत्सव 2. विशेषतः 
विवाह-संस्कार--रघु० ११।५३,-तोरभ्‌ः-णम्‌ उत्सव 
के अवसरों पर बनाय गये मंगलसूचक विजय द्वार । 
कौतूहलम्‌ (स्थम्‌) [कुतूहल¬-अण्‌, ष्यञ्ञ्‌ वा] 1' इच्छा, 
जिज्ञासा, रुचि-विषयव्यावृत्तकौतूहल:--विक्रम० १।९, 
श० १ 2. उत्सुकता, उत्कण्ठा 3. कुतूहलुवर्धक, 
आश्चर्यजनक । 
कौन्तिकः [कुन्तः प्रहरणमस्य उञ्ञ] भाला चलाने वाला, 
नेजाबरदार । 
कौन्तेयः [कुन्त्याः अपत्यं ढक्‌] कुन्ती का पुत्र, युधिष्ठिर, भीम 
और अर्जून का विशेषण । 
कौप (वि०) (स्त्री०-पो) [कूप--अण] कुएँ से सम्बन्ध 
रखने वाला या कुएँ से आता हुआ (जल आदि) । 
कौपीनेम [कूप--खज्म | 1. योनि, उपस्थ 2. गुप्ताङ्ग, 
गुह्योन्द्रिय 3. लंगोटी--कौपीन शतखण्डजजेरतरं कन्था 
आः ३।१०१ 4. चिथड़ा 5. पाप, अनु- 
कमें । 


३०७ ) 


कौब्ज्यम्‌ [कुञ्ज ष्यञ्न्‌] 1. टेढ़ापन, कुंटिलता'2. कुबड़ा- 


पन । 

कोमार (वि०) (स्त्री०--रो) [कुमार+अण्‌] 1. तरुण, 
युवा, कन्या, कुवारी (स्त्री और पुरुष दोनों) कौमारः 
पतिः, कौमारी भार्या 2. मृदु, कोमल,--रभ्‌ 1. बचपन 
(पाँच वर्ष तक की अवस्था) कुंआरीपना (१६ वर्ष 
की आयु तक) कुमारीपन--पिता रक्षेति कोमारे भर्ता . 
रक्षति यौवने मनु० ९।३, देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे 
कौमारं यौवनं जरा--भग० २।१३। सम०--मृत्यम्‌ 
बच्चों का पालनपोषण व चिकित्सा,-हर (वि०) 
विवाह करने वाला, कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण 
करने वाला, यः कौमारहरः स एव हि वरः-काव्य १ । 

कोमारकम्‌ [कोमार+- कन्‌] बचपन, तारुण्य, किशोरावस्था 
~—कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दघान:--उत्तर० ६। 


१९। 

कोमारिकः [कुमारी +-ठक्‌] वह पिता जिसकी सन्तान 
लड़कियाँ हो हों । 

कोमारिकेयः [कुमारिक†-ढक्‌] अविवाहिता स्त्री का पुत्र । 

कोमुदः [कुमुद-+- अण्‌] कातिक का महीना । 

कौमुदी [कौमुद--डोप्‌] 1. चाँदनी--शशिना सह याति. 
कौमुदी--कु० ४।३३, शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघ- 
मुक्तम्‌ --रघु० ६।८५, (शब्द की व्युत्पत्ति--कौ 

मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मता) 2. चाँदनी 

का काम देने वाली कोई चीज अर्थात्‌ प्रसन्नता देने 
वाली तथा ठण्डक पहुँचाने वाली--त्वमस्य लोकस्य च 
नेत्रकौमुदी कु० ५७१, या कौमुदी नयनयोर्भवतः 
सुजन्मा--मा० १।३४, तु०-_चंद्रिका 3. कातिक मास 
को पूणिमा 4. अनाश्विन मास की पूर्णिमा 5. उत्सव 
6. विशेषतः वह उत्सव जब घरों में, मन्दिरों में सर्वत्र 
दीपावली होती है 7. (पुस्तकों के नामों के अन्त में) 
व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने 
वाली--उदा० तर्ककौमुदी, सांख्यतत्त्वकोमुदी, सिद्धान्त- 
कौमुदी आदि। सम०- पति; चन्द्रमा-व॒क्षः दीवट। 

कोमोदकी, कौमोदी [ कोः पृथिव्याः. मोदकः ==कुमोदक-- 
अण्‌ न-डीप्‌ कु पृथिवी मोदयति ==कुमोद+- अणू-- 
ङीप्‌ | विष्णु की गदा । 

कौरव (वि०) (स्त्री० बी) [ कुरु+-अण्‌ ] कुरुओं से संबंध 
रखने बाला- क्षेत्र क्षत्रप्रघनपिशुन कौरवं तद्भजेथाः 
-मेघ० ४८,-बः 1. कुरु की सन्तान~मथ्नामि कौरवशतं 
समरे न कोपात्‌--वेणी० १।१५ 2. कुरुओं का राजा। 

कौरव्यः [ कुरु--ण्य ] 1. कुरु की सन्तान--कौरव्यवंशदावे- 
ऽस्मिन्‌ क एष शलभायते--नेणी० १।१९, २५, कौरव्ये 
कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि--६।१२ 2. कुरुओं 
का शासक । 

कौर्प्य: [ ग्रीक भाषा का शब्द ] वृश्चिक राशि । 


( ३०८ ) 


कौल (वि०) (स्त्री०--लो) [कुल--अण्‌] 1. परिवार से 
संबंध रखने वाली, पैतृक, आनुवंशिक 2. अच्छे घराने 
का, सुजात,-लः वाममार्यी सिद्धांतों के अनुसार 'शक्ति' 
की पूजा करने वाला,-लम्‌ वाममार्गी शाक्तो के सिद्धान्त 
और व्यवहार । 

कौलकेयः | कुल-|-ढक्‌, कुक्‌ ] व्यभिचारिणी स्त्री का पुत्र, 
हरामी, वर्णसंकर । 

कौलटिनेयः [कुलटा--ढक्‌, इनङादेशः] 1. सती भिखारिणी 
का पुत्र 2. वर्णसंकर । 

कौलिक (वि०) (स्त्री०--की) [ कुल--ठक्‌ ] 1. किसी 
वंश से संबंध रखने वाला 2. कुल में प्रचलित, पैतृक, 
वंशपरंपरागत,-कः 1. जुलाहा--कौलिको विष्णुरूपेण 
राजकन्यां निषेवते---पच० १।२०२ 2. विधर्मी 
3. वाममार्गी, शाक्त सिद्धान्तों का अनुयायी ! 

कोलीन (वि०) [कुल खडा ] खदानी, कुलीन,--नः 
1. भिखारिणी स्त्री का पुत्र 2. वाममार्गी शाक्त सिद्धांतों 
का अनुयायी,-नम्‌ लोकापवाद, कुत्सा--मालविकागतं 
किमपि कौलीनं श्रूयते--मालवि० ३, तदेव कौलीन- 
मिव प्रतिभाति- बिक्रम» २, मेघ० ११२, कौलीन- 
मात्माश्रयमाचचक्षे--रघु० १४।३६, ८४ 2. अनुचित 
कमं, दुराचरण--ख्याते तस्मिन्‌ वितमसि कुले जन्म 
कौलीनमेतत्‌--वेणी० २।१० 3. पशुओं की लड़ाई 
4. मुर्गो की लड़ाई 5. संग्राम, युद्ध 6. उच्च कुल में 
जन्म 7. गुप्तांग, योनि । 

कोलीन्यम्‌ [ कुलीन~-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. कुलीनता 2. वंश की 
कुत्सा । 

कौोलूत: [ कुलूत+-अण्‌ ] कुलूतों का राजा--कौलूतरिचत्र- 
वर्मा--मुद्रा ० १।२० । 

कोलेयकः [ कुल-ढकञा ] कुत्ता, शिकारी कुत्ता । 

कोल्य (वि०) [ कुल+-ष्यञ्य्‌ ] उच्च कुल में उत्पन्न, 
खान्दानी । 

कौबे (बे) र (वि०) (स्त्री०--री) [कुबे (वे) र--अण] 
कुबेर से संबंध रखने वाळा, कुबेर के पास से आने 
वाला---यानं सस्मार कोबरम्‌-- रघु ० १५।४५,--री 
उत्तरदिशा; -ततः प्रतस्थे कोबरीं भास्वानिव रघुदिशम्‌ 
--रघु० ४।६६। 

कोश (वि०) (स्त्री०--ज्ञी) [ कुश-अण्‌ ] 1. रेशमी 
2. कुश घास का बना हुआ । 

कौशलम्‌ (ल्यम्‌) | कुशल+-अण्‌, ष्यञ्च, वा ] 1. कुशल- 
क्षेम, प्रसन्नता, समृद्धि 2. कुशलता, दक्षता, चतुराई 
--किमकौशलादुतप्रयोजनापेक्षितया--मुद्रा० ३, हाव- 
हारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारविदाषा: 
- शि० १०११३ । 

कौशलिकम्‌ [ कुशल--ठक्‌ ] घूस, रिश्वत । 

कोशलिका, कोशलो [ कौशलिक-|-टापू, कुझलू--अण्‌ -- 


डीप्‌ ] 1. उपहार, चढ़ावा 2, कुशल प्रश्न पूछना, 
अभिवादन । 

कौशलेयः [ कौशल्या--ढक्‌, यलोपः ] राम का विशेषण, 
कौशल्या का पुत्र । 

कोशल्या [ कोशलदेशे भवा--छय ] दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी 
तथा राम की माता । 

कोशल्यायनिः [ कौशल्या ]-फिञठा, ] कौशल्या का पुत्र राम, 
भट्टि० ७९० । 

कोझाम्बी [ कुशाम्ब--भण्‌--डीप्‌ | गंगा के किनारे स्थित 
एक प्राचीन नगर (जिसे कुश के पुत्र कुशांब ने बसाया 
था--यह नगर ही वत्स देश की राजधानी थी) । 

कोशिक (वि०) (स्त्री०--की) [ कुशिक--अण्‌ | 1. डब्बे 
में बन्द, म्यान में रक्खा हुआ 2. रेशमी,-कः 1. विश्वा- 
मित्र का विशेषण 2. उल्लू-उत्तर० २।२९ 3. कोशकार 
4. गूदा 5. गुश्गुल 6. नेवला 7. सपेरा 8. श्यृंगार रस 
9. जो गुप्तधन को जानता है 10. इन्द्र का विशेषण, 
-7कै प्याला, पानयात्र,-की 1. बिहार प्रदेश में बहने 
वाली एक नदी का माम 2. दुर्गादेवी का नाम 3. चार 
प्रकार की नाट्यशैलियों में एक--सुकुमाराथेसंदर्भा 
कौशिकी तासु कथ्यते--दे०, सा० द०, ४११, तथा 
आगे पीछे । सम०- अरातिः,- अरिः कौवा,--फलः 
नारियल का वक्ष,--प्रियः राम का विशेषण । 

कोले (षे) यम्‌ [ कोशस्य विकार:- ढेड, ] 1. रेशम 
-पंच० १।९४ 2. रेशमी कपड़ा-मनु० ५।१२० 
3. रेशम का बना स्त्री का पेटी कोट- निर्नाभि कौशेय- 
मुपात्तबाणमम्यङ्गनेपथ्यमलञ्चकार- कु० ७।९, विद्यु- 
दुगुण कौशेयः--मृच्छ० ५।३, ऋतु० ५।९ । 

कोसीच्चम्‌ { कुसीद+-व्यञञ, ] 1. ब्याज लेने का व्यवसाय 
2. आलस्य, अकमंच्यता। | 

कौसृतिकः [ कुसृति--ठक्‌ ] 1. ठग, बदमाश 2. बाजीगर । 

कोस्तुभः [ कुस्तुभो जलचिस्तत्र भवः- अण्‌ ] एक विख्यात 
रत्न जो i अंक के फलस्वरूप १३ अन्य रत्मों के 
साथ समुद्र से प्राप्त हुआ तथा जिसको विष्णु ने अपने 
वक्षस्थल पर धारण किया हुआ है--सकोस्तुभं छेपय- 
तीव कृष्णम्‌ --रधु० ६।४९, १०।१० ! सम०- क्षणः 
--वक्षस्‌ (पुं ) --हृबयः विष्णु के विशेषण । 

क्यू [ म्वा० आ०-_क्र्यते) 1. चूं चूं शब्द करना 
2. डूबना 3. गीला होना । 

क्रकचः [क्र इति कचति . शब्दायते--क्र--कच्‌-अच्‌ ] 
आरा । सम०-- च्छबः केतक वृक्ष,--पत्रः सागोन वृक्ष, 
--पाद्‌ (पु०)-- पाद: छिपकली । 

करकर: [क्र इति शब्द कर्तुं शीलमस्य-ऋ+-कृ+-अच्‌] 1. एक 
प्रकार का तीतर 2. आरा 3. निर्घन व्यक्ति 4. रोग ! 

ऋतुः [ कृ--कतु ] 1. यज्ञ--कतोरशेषण फलेन युज्यताम्‌ 
--रघु० ३।६५, शतं क्रतूनामपविघ्नमाप स:--१1३८, 


( ३०९ ) 


मालवि० ११४, मनु० ७७९ 2. विष्णु का विशेषण ` 


3. दस प्रजापतियो में एक--मालवि० १1३५ 4. प्रज्ञा, 
बुद्धि 5. शक्ति, योग्यता । सम०--उत्तमः राजसूय 
यज्ञा--दहू,--द्विव (पुं०) राक्षस, पिशाच,--ध्बंसिन्‌ 
(पुं०) शिव का विशेषण (शिव ने ही दक्ष के यज्ञ को 
नष्ट किया था),--पतिः यज्ञ का अनुष्ठाता,--पशुः 
यज्ञीय घोड़ा,--पुरुषः विष्णु का विशेषण,--भुज्‌ (पुं० ) 
देवता, देव,--राज्‌ (पुं०) 1. यज्ञों का स्वामी-यथा- 
इवमेधंः क्रतुराट्--मनु० ९।२६० 2. राजसूय यज्ञ । 

कऋ्रथ्‌ (भ्वा० पर०--क्रथति, क्रथित) क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना, मार डालना । 

क्रयकेशिक: (ब० व०) एक देश का नाम--अथेश्वरेण 
ऋथरकंशिकानाम्‌--रघु० ५।३९ मनु ० ५१२१1 

क्रथसम [ क्रथ्‌ +ल्युट्‌ ] वध हत्या । 

क्रथनकः [ क्रथन--कन्‌ ] ऊट । 

कऋन्द्‌ {भ्वा० पर०-क्रन्दति, क्रन्दित) 1. चिल्लाना, रोना, 
आंसू बहाना-कि क्रन्दसि दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक 
--पंच० ४।२९, क्रंदत्यतः करुणमप्सरसां गणोऽयम्‌ 
-विक्रम० १।२, चक्रन्द विग्ना कुररीव भूयः-रघु० 
१४।६८, १५।४२, भट्टि० ३।२८, ५।५ 2. पुकास्ना, 
दया की पुकार करना (कर्म० के साथ) क्रन्दत्यविरतं 
सोऽथ श्रातृमातृसुतानथ-मार्क० (चुरा० पर० या 
प्रेर०) 1. लगातार चिल्लाना 2. रुलाना। अः, 
चिल्लाना, चीखना, चरमराना, चीत्कार करना-तृणा- 
ग्रलग्नैस्तुहिनैः पर्ताद्ध राक्रन्दतीवोषसि शीतकालः ऋतु 
४।७, भट्टि० १५।५० 2. पुकार करना (प्रेर०) -- 
एह्येहीति शिखण्डिनां पटुतरः केकाभिराक्कन्दित:-मृच्छ० 
५।२३ । 

क्रन्वनम्‌, क्न्दितम्‌ [ क्रन्द्‌ ल्युट्‌,क्त वा | 1. आतंनाद, 
रोना, विलाप करना-हातातेति क्रन्दितभाकण्ये विषण्णः 
-रघु० ९।७५ 2. पारस्परिक ललकार, चुनौती । 

क्रम्‌ (म्वा० उभ०, दिवा० पर०-क्रामति-क्रमते, क्राम्यति, 
ऋन्त) 1. चलना, पदार्पण करना, जाना-क्रामत्यनुदिते 
सूर्य वाळी व्यपगतक्रम:-रामा०, गम्यमानं न तेनासीद- 
गतं क्रामता पुरः-भट्टि० ८।२,२५ 2. चले जाना, 
पहुंचना (कर्म० के साथ)-देवा इमान्‌ लोकानेक्रमन्त- 
शत० 3. जाना, पार करना, पार जाना-सुखं योजन- 
पञ्चाशत्क्रमेयम्‌-रामा० 4. कूदना, छलांग मारना-कमं 
बबन्ध कमितुं सकोपः (हरिः) भटूटि० २।९, ५५१, 
5. ऊपर जाना, चढ़ना 6. अधिकार में रखना, वश में 
करना, अधिकार में लेना, भरना-क्रान्ता यथा चेतसि 
विस्मयेन-रघु० १४।१७ 7. आगे बढ़ना, आगे निकल 
जाना-स्थितः सर्वोन्नतेनोवीं कान्त्वा मेरुरिवात्मना 
-रघु ० ११४ 8. उत्तरदायित्व लेना, संप्रयास करना, 
योग्य या सक्षम होना, शक्ति दिखलाना (संप्र० या 


तुमुन्नन्त के साथ)-व्याकरणाघ्ययनाय क्रमते-सिद्धा ०, 
घर्माय क्रमते साघुः-वोप० व्यृत्पत्तिरावजितकोविदापि 
न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌-विक्रमांक० १।१६, हत्वा 
रक्षांसि लवितुमक्रमीन्मार्ईतिः पुनः, अशोकबमिकामेव 
-भट्टि० ९२८ 9. बढ़ना या विकसित होना, पूरा 
क्षेत्र मिलना, स्वस्थ होना (अधि० के साथ) --कृत्येषु 
क्रमन्ते-दश० १७०, क्रमन्तेऽस्मिञ्शास्त्राण-या-ऋक्षु 
क्रमते बुद्धि-सिद्धा०, कममाणोऽरिसंसदि-भट्टि० ८। 
२२ 10. पूरा करना, निष्पन्न करना 11. मैथुन 
करना, (पा० १।३।३८ क्रम्‌-आ० में 'सातत्य' 'विघ्नों 
का अभाव” “शक्ति या प्रयोग' “विकास, वृद्धि' तथा 
जीतना, पार पहुँचना' आदि अर्थ को प्रकट करती है) 
अति-, 1. पार करना, पार जाना-सप्तकक्षान्त राण्य- 
तिक्रम्य-का० ९२ 2. परे जाना, लांघना-मेघ० ५७, 
४० '3. बढ़ जाना, आगे निकल जाना-मनु० ८1१५१ 
4. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, आगे कदम 
रखना-अतिक्रम्य सदाचारम्‌ -का० १६० 5. अवहेलना 
करना, पृथक्‌ करना, उपेक्षा करना-प्रथितयशसां 
प्रबन्घानतिक्रम्य-मालवि० १, कि वा परिजनमतिक्रम्य 
भवान्सन्दिष्टः-मालवि० ४, या कथं अ्येष्ठानतिक्रम्य 
यवीयान्‌ राज्यमहंति-महा० 6. गुजरना, (समय का) 
बीतना-अतिक्रान्ते दशाहे-मनु ० ५।७६, यथा यथा योव- 
नमतिचक्राम-का०५९, अधि-, चढ़ना, अध्दा-, अघि- 
कार करना, भरना, ग्रहण करना-अध्याक्रान्ता वसति- 
रमुनाप्याश्रमे सवंभोग्ये-श० २।१४ अनु-, 1. अनु- 
गमन करना 2. आरम्भ करना 3. अन्तवंस्तु देना, 
अन्वा-, एक के पश्चात्‌ दूसरे के दर्शन करमा, अप-, 
छोड़ जाना, चले जाना, अभि-, 1. जाना, पहुँचनां, 
प्रविष्ट होना-अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभङ्गाश्रमं प्रति- 
रामा० 2. घूमना, भ्रमण करना 3. आक्रमण करना 
अब~, वापिस हटना आ-, 1. पहुँचना, की ओर 
जाना 2. आक्रमण करना, दमन करना, जीतना, परास्त 
करना-पक्षिशावकानाक्रम्य-हि० १, पौरस्त्यानेवमा- 
क्रामन्‌-रघु० ४।३४, भतुँ० १।७० 3. भरना, प्रविष्ट 
होना, अधिकार में करना-खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं 
्रृत्तः-मृच्छ० ५।२।९।१२ 4. आरम्भ करना, शुरू 
करना 5. उन्नत होना, उदय होना (आ०) यावत्परः 
तापनिघिराक्रमते न भानुः-रघु० ५७१. 6. चढ़ना, 
सवारी करना, अधिकार में करना, उद्‌-, 1. ऊपर 
होना, परे जाना, उपर जान।-ऊध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति 
-मनु ० २1१२० 2. अवहेलना करना, उपेक्षा करना 
-आर्ष प्रमाणमुत्क्रम्य धर्म न प्रतिपालयन्‌-महा०, घर्मे- 
मुत्क्रम्य 3. परे कदम रखना-रघु० १५।३३, उप-, 
1. की ओर जाना, पहुंचना 2. धावा बोलना, आकः 
मण करना 3. बर्ताव करना, उपचार करना, (वैद्य 


( ३१० ) 


की भांति) चिकित्सा करना, स्वस्म करना, 4. प्रेम 
करना, प्रेम से जीत छेना-सर्वेहपायेरुपक्रम्य सीताम्‌ 
“रामा० 5. अनुष्ठान करना, प्रस्थानं करना 6. (आ) 
आरम्भ करना, शुरू करना --प्रसभं वक्तुमुपक्रमेत 
-कि० २1२८, रघु० १७३३, निस्‌-, 1. चले जाना, 
चल देना, बिदा होना 2. निकलना, प्रकाशित होना 
-भट्टि० ७।७१, परा-, (आ०) 1. साहस. प्रदर्शित 
करना, शक्ति था शूरवीरता दिखाना, बहादुरी के 
साथ करना-बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहवच्च पराक्रमेत्‌ 
~मनु० ७1१०६, भट्टि ८।२२,९३ 2. वापिस मुड़ना 
3. चढ़ाई करना, आक्रमण करना, परि-, 1. इधर 
उधर घूमना, चक्कर लगाना-परिक्रम्यावलोक्य च 
(नाटकों में) 2. पकड़ लेना, प्र-(आ०) 1. आरम्भ 
करना, शुरू करना-प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमृत्तरम्‌-रघु० 
३।४७, २।१५, कु० ३।२ 2. कुचलना, ऊपर पैर रख 
कर चलना-भट्टि० १५।२३ 3. जाना, प्रस्थान करना, 
प्रति--, वापिस आना वि-(आ०) 1. में से चलना, 
विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे-तीन पग रक्खे-भटूटि० ८।२४ 
2. छापा मारना, पराजित करना, जीतना 3: फाइना, 
खोलना (पर०:), ब्यति-, 1. उल्लंघन करना 2. समय 
बिताना, व्युद्‌-दे० उत्‌-, सम्‌-, 1. आना या एकत्र 
होना 2. पार जाना, पार करना, में से जाना 3. पहुं- 
चना, जाना 4. पार चले जाना, स्थानान्तरित होना 
5. दाखिल होना, प्रविष्ट होना- कालो ह्ययं संक्रमितुं 
द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते--रघु ० ५।१०, समा-, 
1. अधिकार करना, कब्जे में लेना, भरना--सममेव 
समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना, तेन सिंहासनं पित्र्य 
मखिलं चारिमंडलम्‌-- -रघु० ४४ 2. छापा मारना, 
जीतना, दमन करना 

मः [ क्रम्‌] घडा ] 1. कदम, पग--त्रिविक्रमः, सागरः 
-प्लवगेंद्रेन्ण क्रमेणैकेन लम्बित:-महा ० 2. पैर 3. गति, 
प्रगमन, मार्गे,कमात्‌ -- क्रमेण दौरान में, क्रमशः, काल- 
क्रमेण उत्तरोत्तर, समय पाकर, भाग्यक्रमः, भाग्य*का 
उलट जाना--रघु० ३।७, ३०, ३२4. प्रदर्शन, आरंभ 
इत्थमत्र विततक्रमे कतौ - शि० १४५३ 5. निय- 
मित मार्ग, क्रम, श्रेणी, उत्तराधिकारिता, निमित्तनै- 
मित्तिकयोरयं क्रमः--श० ७।३० मनु० ७1२४, ९८५ 
२।१७३, ३।६९ 6. प्रणाली, रीति--नेत्रक्रमेणोपरुरोध 
सूर्यम्‌-रघु० ७।३९ 7. ग्रसना, पकड़ क्रमगता 
पशोः कन्यका --मा० ३।१६ 8. (दूसरे जन्तु पर 
आक्रमण करने से पूर्व की जानवर की) स्थिति 
9. तैयारी, तत्परता--भट्टि० २।९ 10. व्यवसाय, 
साहसिक कार्य 11. कर्म या कार्य, कार्यविर्धि-कोऽप्येष 
कान्तः क्रमः--अमरु ४३।३३ 12. वेदमंत्रों को सस्वरं 
उच्चारण करने की विशेष रीति-क्रमपाठ 13. शक्ति, 


सामर्थ्य,--मम्‌ गारा । सम०-- अनुसारः, - अन्वयः, 
नियमित क्रम, समुचित व्यवस्था, आगत,- आयात 
(वि०) वंशपरम्पराप्राप्त, आनुवंशिक,-- ज्या ग्रह की 
लंबरेखा, क्षय,--भंगः अनियमितता । 

क्रसक (वि०) [ करम्‌ †-वुन्‌ ] क्रमबद्ध, प्रणाली के अनुसार, 
कः वह विद्यार्थी जो किसी नियमित पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करता है । 

क्रमणः [ क्रम+-ल्युट्‌ ] 1. पैर 2. घोड़ा,-- भम्‌ 1. कदम 
2. पय रखना 3. आगे बढ़ना 4. उल्लंघन 

कमतः (अब्य०) | करम्‌ + तसिल्‌ ] क्रमशः, उत्तरोत्तर । 

क्रमशः (अव्य०) [ क्रम+-शस्‌ ] 1. ठीक क्रम में, नियमित 
रूप से उत्तरोत्तर, क्रमानुसार 2. क्रम से, मात्रा के 
अनुसार--रघु० १२।५७, मनु० १।६८, ३।१२। 

क्रमिक (वि०) [ क्रम--ठन्‌ ] 1. उत्तरोत्तर, सिलसिले 
वार 2. वशपरपरागत, पैतृक, आनुवंशिक । 

क्रमुः, क्रमुकः [ क्रम्‌+-उ, कन्‌ च | सुपारी का पेड-आस्वा- 


दिताद्रेक्रमुकः समुद्रात्‌--शि० ३।८१, विक्रमांक० 
१८।९८। 

कमेलः, क्रमेलकः [ क्रम्‌+-एल्‌ +अच्‌, कन्‌ च] ॐंट 
--निरीक्षेते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कण्टक- 
जालमेव--विक्रमांक० १1२९, शि० १२1१८, नै० 
६।१०४। 

क्रयः [ क्रो +-अच्‌ ] खरीदना, मोल लेना । सम०-आरोहः 
मंडी, मेला,--क्रीत (वि०) मोळ लिया हुआ,-लेख्यम्‌ 
बैनामा, बिक्रयनामा, दानपत्र (गृहं क्षेत्रादिक 
क्रीत्वा तुल्यमूल्याक्षरान्वितम्‌, पत्रं कारयतै यत्तु क्रयः 
लेख्यं तदुच्यते- बृहस्पति ),--विक्रयौ (द्वि० व०) 
व्यापार, व्यवसाय, खरीद-फरोख्त-- मनु० ८।५ 
७॥१२७,--विक्रयिकः व्यापारी सौदागर । 

क्रयणम्‌ [ क्रीय-ल्युट्‌ | खरीदना, मोल लेना । 


क्रयिकः [ क्रय --ठन्‌ ] 1. व्यापारी, सौदागर 2. क्रेता, 
मोल लेने वाला । 
ऋष्य (वि०) [ क्री ‡-यत्‌, नि० ) मंडी में विक्रय के लिए 
रक्खी हुई वस्तु, बिकाऊ (विप० 'क्रय,' जिसका अर्थ 
है 'मोल लिये जाने के उपयुक्त' । 
क्रव्यम्‌ [ क्लव्‌+-यत्‌, रस्य लः] कच्चा मांस, मुरदार 
(शव या लाश) --स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यूग्रमत्ति-मा० 
५।१६। सम०-अद्‌--अद,-भुज्‌ (वि०) कच्चा 
मांस खाने वाला, मनु० ५।१३१, (पुं०) 1. शेर, 
चीता आदि मांसभक्षी जन्तु,--उत्तर० १।४९ 
2. राक्षस, पिशाच-रघु० १५।१६। 
क्रशिमन्‌ (पुं०) [ कृश|-इमनिच्‌ ] पतलापन, कृशता, 
दुबलापतलापन । 
काकचिकः [ क्कच | ठक्‌ ] आराकश । 
। कान्त (वि०)[ क्रम--क्त ] गया हुआ, आरपार गया हुआ 


( २११ ) 


(भू० क० कृ०),--तः 1. घोड़ा 2. पैर, पग । सम० 
+-दक्षिन्‌ (वि०) सर्वज्ञ । र 
ऋन्तिः (स्त्री०) [ क्रमू+क्तिन्‌ ] 1. गति, प्रममन 
2. कदम, पग 3. आगे बढ़ने बाला 4. आक्रमण करने 
वाला, अभिभूत करने वाला 5. नक्षत्र की कोणीय 


दूरी 6. क्रांतिवलय, सूर्ये का भ्रमण मार्ग ` सम०" 
कक्षः, मण्डलम्‌, बुखम्‌, सूर्य का श्रमण माग, . 


धातः वह बिंदु जहाँ क्रांतिवलय बिषुवत्‌ रेला से 
मिलता है,-- वलय: 1. सूये का भ्रमण मार्ग 2. उष्ण 
कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध । 
काय (यि) कः [ क्री+-्बुलू--क्रपर्नठक ] 1. क्रेता, 
खरीददार 2. व्यापारी, सोदागर ।. 
क्रिमिः [ क्रम्‌ इत्‌, इत्वम्‌ ] 1. कीड़ा 2. कीट-दे० कृमि! 
| सम०--जम्‌ अगर की लकड़ी,--शैलः बाबी । 
क्रिया [ कृ+-श, रिङ्‌ आदेशः, इयङ्‌ ] 1. करना, कार्या- 
न्विति, कार्य-सम्पादन, निष्पादन करना, उपचार, 
घर्म--प्रत्युक्ते हि प्रणयिषु _ सतामीप्सिता्थेक्रियेव 


--मेघ० ११४ 2. कर्म, कृत्य, व्यवसाय, जिम्मेदारी | 


__प्रणयिक्रिया-विक्रम० ४1१५, मनु० २४ 3. चेष्टा, 
शारीरिक चेष्टा, श्रम 4. अध्यापन, शिक्षण--क्रिया 
हि वस्तूपहिता प्रसीदति--रघु० ३।२९ 5. (नृत्य 
गायन आदि), किसी कला पर आधिपत्य, ज्ञान 
__शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था---मारूवि० १।१६ 
6. आचरण (विप० शास्त्र-सिद्धान्त) 7.` साहित्यिक 
रचना--श्हृणुत मनोभिरवहितैः क्रियामिमां कालिदास- 
स्य--विक्रम? १।२: कालिदासस्य क्रियायां कथं 
परिषदो बहुमानः--मालवि० १ 8. शुद्धि-संस्कार, 
घामिक संस्कार 9. भ्रायश्‍्चिस्वरूप संस्कार, 
प्रायक्चित्त 10. (क) श्राद्ध (ख) औषध्वंदेहिक 
संस्कार 11. पूजन 12. औषधोपचार, चिकिस्सा-प्रयोग, 
इलाज--शीतक्रिया- मालवि० ४, शीतल. उपचार. 
13. (व्या० में) क्रिया के द्वारा अभिहित : कर्म 
14. चेष्टा या कर्म 15. विशेषतः वैशेषिक दर्सन में 
प्रतिपादित सात द्रव्यों में से एक--दे० कर्मन्‌ 
16. (विधि में) साक्ष्यादिक मानवसाधनों से तथा 
अन्य परीक्षाओं द्वारा. अभियोग की छानबीन करना 


17. प्रमाण-भार | सम०--अन्बित (वि०) शास्त्रोक्त . 


सत्कर्मो को करने वाला, -अपबर्ग 1. किसी कायं की 
संपूति या इतिश्री, कार्येसम्पादन-- क्रियापवर्येष्वनुजीवि- 
सात्‌ कृताः --कि० १४४ 2. कर्मकाण्ड से मुक्ति, 
छुटकारा,--अभ्युपगमः विशेष, प्रकार का करार या 


प्रतिज्ञा-पत्र,--क्रियाम्यू पगमात्त्वेतत्‌ बीजार्थं यत््रदीयते . 


--मनु० ९।५३, -अवसझ (वि०) गवाहों के बयान 
के कारण मुकदमा हार जाने वाला व्यक्ति, ~ इनियम्‌ 
दे० 'कमेंन्द्रिय',--करूापः 1. हिन्दु-घमशास्त्र द्वारा 


विहितं समस्त कार्य 2. किसी व्यवसाय के समस्त 
विवरण, कारः 1. अभिकर्ता, कार्यकर्ता 2. शिक्षारंभ 
करने वाला, नौसिखियु, नवच्छात्र 3. इकरारनामा, 
प्रतिज्ञापत्र, द्वेषिन्‌ (१०) (पाँच प्रकार के साक्षियों 
में से एक) बह साक्षी जिसका साक्ष्य पक्षपातपूर्ण हो, 
--निर्देशः गवाही, साक्ष्य,--पदु (वि०) कार्यदक्ष, 
वचः औषधोपचार की रीति, पढम, 'कियावाचक 
जब्द;--षर (वि०) अपने कत्तंव्य-पालन में परिश्रम 
झील, पादः अभियोक्ता या वादी के द्वारा अपने दावें 


: की पुष्टि में दिए गये प्रमाणं, दस्तावेज तथा-गवाहियाँ 


आदि जो कानूनी अभियोग का तीसरा अंग है,-- योगः 
1. क्रिया. के साथ संबंध 2. तरकीब और साधनों का 
प्रयोग;--लोषः आवश्यक घामिक अनुष्ठानों का परि- 
त्याग, - क्रियालीपात्‌ वर्ष व्ण इ गताः--मनु० १०१४३, 
-.-वज्ञ: आवश्यकता, [का अवश्यंभावी प्रभाव, 
__ थाचक,-- वाचिन (वि०) कर्म को प्रकट करने 
वाला, क्रिया से बना संज्ञा झब्द,--बांदिन्‌ (प) 
वादी, अभियोक्ता,--विधिः कार्य करने का. नियम, 
किसी धमंकृत्य को सम्पन्न करने की. रीति--मनुं० 
९॥२२०,---विज्षेषणम्‌ 1. क्रिया की विशेषता प्रकट 
करने वाला शब्द 2. विधेय विशेषण,--संक्रान्ति 
(स्त्रो०)- दूसरों को ज्ञान देना, अध्यापन--भालवि ० 


१॥१९,---सममिहारः किसी कार्य की आवृत्ति । 


क्रियावत्‌ (वि०) [ क्रिया+-मतुप्‌ ] कमं म व्यस्त, किसी 


कार्ये के व्यवहार को जानने वालॉ--यस्तु कियावान्‌ 
पुरुष: स विद्वान्‌--हि® १।६७। : 


क्री (क्रया० उभ०--क्रीणाति, क्रीणीते, क्रीत) 1. खरीदना 


मोल लेना,--महता पुष्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया 
--झा० ३।१; क्रीणीष्व मज्जीवितमेव पण्यमन्यक्ष 
चेदस्ति तदस्तु पुष्यमू--नैं० ३।८७ ८८, पंच १1१३ 

० ९१७४ 2. विनिमय, अदलाबदली-कच्चित्सहं- 
सैमे्लाणासेक क्रीणासि पण्डितम्‌-- महा०, आ--, 
खरीदना, निस्‌--, कुछ देकर पिंड छुड़ामा, दाम देकर 
फिर से खरीद लेना, निस्तार करना, परिं--, (आ०). 
1. मोल लेना-संभोगाय परिक्रीतः कर्तास्मि तच नाग्रि- 
यम्‌--भट्टि० ८७२ 2. किराये पर लेना, कुछ समय 
के लिए मोल:लेता (निर्धारित मूल्य में . करण० तथा 
सम्प्र० के सांथ) -शतेन शताय वा परिक्रीतः--सिद्धा० 
3. वापिस करना, बदला देना, चुकाना--कृतेनोपकृतं 
वायोः परिक्रीणानमुत्थितम्‌--भट्टिः ८।८, ` वि--, 
1..बेचना (इस अर्थ में आ०)--गवां शतसहस्रेण 
विक्रीणीषे सुतं यदि-रामा०, विक्रीणीत तिलान्‌ शुद्धान्‌ 
--मनु० १०९०, ८।१९७, २२२, . शा० १।१२ 
2. विनिमय, ` अदलाबदली-नाकर्माच्छाण्डिलीमाता 
विक्रीणाति तिळैस्तिलान्‌--वंच० २।६५ । 


(-३१२ ) 


कड्‌ (म्वा० पर०--क्रीडति, क्रीडित) 1. खेलना, 
रजन करना--वानराः क्रीडितुमारब्धा:-पंच० १, 
एव कीडति कृपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधि:-मृच्छ ० 
१०५६ 2. जूआ खेलना, पासो से खेलना --बहुविघं 
यूतं कीडतः-मृच्छ० २, नाक्षैः कोडेत्कदाचिद्धि --मनु० 
४।७४, याज्ञ १।१३८ 3. हुंसी दिल्लमी करना, 
मजाक करना, खिल्ली उड़ाना-सद्व = 
कथं प्राणैर्मम क्रीडति-गीत० ३, क्रीडिष्यामि तावदेनया 
-विक्रम० ३, एवमाशाग्रहग्नस्तैः क्रीडन्ति घनिनोऽर्थिभिः 
““हिं० २।२३, पंच० ११८७, मृच्छ ३, अनु -- 
(आ०) खेलना, किलोल करना, जी बहलाना 
~ साध्वनुक्रीडमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणाम्‌--भट्टि० 
2१०, आ--, परि --, सम्‌, (आ०) खेलना, 
कौतुक करना-संक्रीडन्ते मणिभियंत्र कन्याः --मेघ० 
७०, परन्तु सम्‌ पूर्वक क्रीड (पर०) 'कोळाहल करने” 
के अर्थ को प्रकट करता है-संकीडन्ति शकटानि-महा ० 
'गाड्यां चूँ-चूँ करती हैं! । 

करोड: | क्रीडू+ घऊ, ] 1. किलोल, मनबहलाव, खेल, 
आमोद 2. हंसी दिल्लगी, मजाक । 

क्रोडनस्‌ [ कीड्‌--ल्युट्‌ | 1. खेलना, किलोल करना 
2. खेलने की चीज, खिलौना । 

कोडनकः,-कम्‌, क्रोडनीयम्‌,-यकम [ क्रीडन--कन्‌, क्रीड 
-"अनीयर्‌, क्रीडनीय--कन्‌ ] खेलने की चीज, 
खिलौना । . 

कोडा [कीड्‌-+-अ--टाप्‌] 1. किलोल, जी बहलाना, खेलना, 
आमोद-तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तैमंरुद्धि:-मेघ ० 
३३।६१ 2. हंसी, दिल्लगी | सम० गृहम्‌ आमोद 
भवन, - शेलः आमोद -निवास का काम देने वाला 
एक बनावटी पहाड, आमोदगिरि,-क्रीडाशैल: कनकक- 
दलीवेष्टनप्रक्षणीय:---मेघ० ७७, --- नारी वेश्या,-कोपः 
झूठमूठ का क्रोध--अमरु १२,--मयूरः मनोरंजन के 
लिए पाला गया मोर--रघु १६1 १४,---रत्नम्‌ 
कामकेलि, मैथुन । 

कोत (वि०) [ क्री+-क्त ] मोल लिया हुआ--दे० क्री०, 
"ततः हिन्दुधमंशास्त्र में प्रतिपादित १२ प्रकार के 
पुत्रों में से एक, अपने नैसगिक माता पिता से मोल 
लिया हुआ पुत्र--क्रीतश्च ताम्यां विक्रीत: - याज्ञ० 
२।१३१, मतु० १७४। सम० -अनुशयः किसी 
वस्तु को मोळ लेकर पछताना, किये का निराकरण 
करना, खरीदी हुई वस्तु को वापिस करना (कुछ 
बातों में घर्मशास्त्रो से अनुमोदित) । 

कञ्च्‌ (१०) कुञ्चः [कुञ्‌ त क्विन्‌ अच्‌ वा] जलकुक्कुटी, | 


आदि शब्दों के मी साथ-ममोपरि स कृद्धः, न मां प्रति 
कुद्धो गुरु, प्रति, बदल में. कुपित होना--क्ुध्यन्तं 
न पतिकुध्येतू--मनु० ६1४८, सम्‌--, कुपित होना 
"संकृध्यसि मृषा कि त्वं दिदृक्षु मां मृंगेक्षणे-भट्रि० 
८७६ 


कृष्‌ (स्त्री०) [ष्‌ +-क्विप्‌] कोष, कोप । | 
कुश (म्वा० पर०--क्रोशति, कष्ट) 1. चिल्लाना, रोना, 


विलाप करना, शोक मनाना--कोझन्त्यस्तं कपिस्त्रिय: 
— i आहि ६११२४ 2. चोखना, किलकिलाना, कूका 
देना, चीत्कार करना, पुकारनो-अतीव चुक्रोश जीवनास 
ननाश च--भष्टि० १४३१, अनु-- दया करना, 
करुणा करना, अभि--, विलाप करना, आ-, 
1. चिल्लाना, जोर से पुकारना-अये गौरीनाथ त्रिपुर 
हूर शम्भो निनयन. प्रसोदेत्याक्रोशन्‌---भतृं० ३।१२३ 
2. खरीखोटी सुनाना, गालियाँ देना--शतं ब्राह्मणमा- 
कृष्य क्षत्रियो दष्डमहंति--मनु० ८1२६७, भट्टि० ५। 
३९, परि--., विलाप करना, प्रत्या--, गाली के उत्तर 
में गाली देना, बि--, 1. चीखना, चिल्लाना---आक्रोश 
विक्रोश लपाधिचण्डम्‌-मृच्छ० १।४१,. मट्रि> १४ 
४२, १६1३२ 2. उच्चारण करना (कर्म० के साथ) 
3. पुकारना (कर्म० के साथ) 4. गूंजना, व्या--विलाप 
करना, शोक मनाना । 


कष्ट (वि०) [क्रश--क्त] 1. चिल्लाया हुआ 2. पुकारा 


हुआ... म्‌ चिल्लाना, चीखना, रोना । 


कूर(वि०)[कृत्‌+-रक्‌ घातोः कू] 1. निर्दय, निष्ठुर, कठोर- 


हृदय, निष्करुण-तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्रूरनिदचया 
रघु? १२४, मेघ० १०५, मनु० १०।९ 2. कठोर, 
कड़ा 3. दारुण, भयंकर, भीषण 4. नाशकारी, अनिष्ट- 
कर 5. घायल, चोट रूमा हुआ 6. खूनी 7. कच्चा 
8. मजबूत 9. गरम, तेज, अश्रिकर-मनु० २।३३,-रः - 
बाज, बगला,--रम्‌ 1. घाव 2. हत्या, कूरता 3. भीषण 
कृत्य । सम०--आहृति (वि०) डरावनी सुरत वाला 
(त्तिः) रावण का विशेषण,_-आचार (वि०)क्रर और 


` बर्बेर आचरण करने वाला,--आज्ञय (वि) 4. भया- 


नक जीवजन्तुओं से भरा हुआ (जसे कि कोई नदी) 
2. कूर स्वभाव का,--कमंन्‌ (नपुं०) 1. रक्तरंजित 
कैरतूत 2. कठोर श्रम,-कृत्‌ (वि०) भीषण, क्र, निर्मम, 
` कोष्ठ (वि०) कड़े कोठे वाला जिस पर मुदु विरे- 
चन का असर न हो, --गन्धः गन्धक, "देश (वि०) 
1. बुरी दृष्टि वाला, कुदृष्टि डाळने वाला 2. खल, 
दुष्ट, - -राबिन्‌ (पु०) पहाड़ी कौवा,-लोचनः सनिग्रह 
का विशेषण । 


बगला । | केत (प) [की 4 तृच्‌] क्रेता, खरीददार,-- याज्० २।१६८। 
कुष्‌ (दिवा० पर० -क्रुव्यति, क्रुद्ध) गुस्से होना (कोत्र के | क्रोञ्चः [ कञ्च्‌ +अच्‌, बा० गुणः ] एक पहाड़ का नाम, 


पात्र में सम्प्र० हरये क्रुध्यति, कभी कभी 'उपरि' 'प्रति' | 


दे० “क्रौञ्च' । 


( ३१३ ) 


करोड: [कुर्‌ +-घञ्ञ्‌} 1. सूअर 2. वृक्ष की खोडर, गढ़ा 
-हा हा हन्त तथापि जन्मविटपिक्रोडे मनो घावति-उद्धूट 
3. सीना, वक्षः स्थल, छाती, ऋडीक छाती से लगाना 
--भेतु० २।३५ 4. किसी वस्तु का मध्यभाग विक्र- 
मांक० ११।७५-दे० 'क्रोड' (नपु०) 5. शनिग्रह का 
विरोषण,--डम्‌--डा 1. छाती, सीना, कन्घो के बीच 
का भाग 2. किसी वस्तु का मध्यवर्ती भाग, गढ़ा, 
कोटर! सम०-अझकः,-अझध्चिः,-पादः कछुवा,-पत्रम्‌ 
1. प्रान्तवर्ती लेख 2. पत्र का परंचलेख 3. सम्पुरक 
4. वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार-पत्र। 

क्रोडीकरणम [क्रोड्‌--च्वि+- कृ-ल्युट्‌] आलिंगन करना, 
छाती से लगाना । 

ऋडीमुखः [क्रोडया: मुखमिव मुखमस्याः ब° स०] गेंडा । 

घः [क्रध्‌ +- घडा ] 1. कोप, गुस्सा कामात्क्रोघोऽभिजा- 
यते--भग० २।६२, इसी प्रकार क्रोधान्धः, कोघानलः 
2. (सा० शा० में) क्रोध एक प्रकार की भावना है 
जिससे रोद्ररस का उदय होता हैं सम०--उज्झित 
(वि०) क्रोध से मुक्त, शान्त, स्वस्थ, मूछित (वि०) 
क्रोध से अभिभूत या क्रोधोन्मत्त । 

ऋधन (वि०) [क्रुघ्‌ +-ल्युट्‌] गुस्से से भरा हुआ, क्रोघा- 
विष्ट, क्रुद्ध, चिड्चिडा - यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते 
द्रोणायनिः क्रोधन:- वेणी० ३।३१,- नम्‌ क्रुद्ध होना, 
कोप । 

कोधालु (वि०) [क्र॒प्‌ +आलुच्‌] क्रोघाविष्ट, चिडचिडा, 
गस्सल । 

ओशः [क्रुश्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. चिल्लाना, चीख, चीत्कार, कूका 
देना, कोलाहल 2. चौथाई योजन, एक कोस-क्रोशार्घ 
प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा--रघु० १३।७९, समुद्रात्पुरी 
कोशौ --या--क्रोशयोः । सम ०---ताल:,-- ध्वनिः एक 
बड़ा ढोल । 

कोशन (वि०) [क्रुश्‌ +-ल्युट्‌ | चिल्लाने वाला,--नम्‌ चीख 
चिल्लाहट । 

कोष्टु (पुं०) (स्त्री०--ष्ट्री) [क्ुश्‌ञ-वुन्‌] गीदड़ (इस 
शब्द की रूप रचना में यह शब्द सर्वनाम स्थान में 
अनिवार्यतः ष्ट्र बन जाता हे, तथा अन्यत्र क्रोष्टु, एवं 
खरादि' में द्वि० तथा षष्ठी ब० व० को छोड़कर सर्वत्र 
विकल्प से) । ~ 

क्रौडच: [क्रुञ्च्‌--अण्‌] जलकुक्कुटी, कुररी, बगला-मनोहर- 
कंचनिनादितानि सीमान्तराण्युत्सुकयन्ति चेतः -- ऋतु० 
४८, मनु० १२।६४ 2. एक पवत का नाम (कहते 
है कि यह पहाड़ हिमालय का पोता हुँ, तथा कातिकेय 
एवं परशुराम ने इसे बींघ दिया है )--हंसद्वारं भृगु- 
पतियशोवर्त्म यत्क्रौचरन्ध्रम्‌--मेध० ५७। सम० 

- अदनम्‌ कमलंडंडी के रेरे, - अरातिः,-अरिः,-रिपुः 
1. कार्तिकेय का विशेषण 2. परशुराम का विशेषण 
छ 


--वारणः,- सूदनः 1. कातिकेय और 2. परशुराम के 
विशेषण । 

क्रौम्‌ [कूर+-ष्यञ्ञ्‌] क्रूरता, कठोरहूदयता । 

be (स्वार पर०---क्लन्दति, क्छन्दित) 1. पुकारना, 

2. रोना, विलाप करना, (म्बा० आ० 

क्लन्दते या क्लदते) घबडा जाना । 

क्रम्‌ (भ्वा०-दिवा०, पर०-क्लामति, क्लाम्यति, क्लान्त) 
थक जाना, थक कर चूर होना, अवसन्न होना--न 
चक्लाम न विव्यथे-भट्रि> ५।१०२, १४१० १, वि¬, 
थक जाना । 

क्लमः, क्लमथः [क्लम्‌--घव्म, अथच्‌ वा] थकावट, क्लान्ति 
अवसाद-- विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचश्च जाम्बूनदे: 
-+शि० ४६६, मनु० ७1१५१, श० ३१२१ । 

क्लान्त (वि०) [क्लम्‌ +-कत] 1. थका हुआ, थक कर चूर 
हुआ,--तमातपक्लान्तम्‌-रघु० २।१३, मेघ० १८, ३६, 
विक्रम० २।२२ 2. मुर्झाया हुआ, म्लान--वलान्तो 
मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखरपितः--क्ष० ३।३६, 
रघु० १०।४८ 3. दुबला-पतला । 

कान्ति (स्त्री ०) [क्लम्‌ +-क्तिन्‌| थकावट । सम०--छिद 
(वि०) थकावट दूर करने वाला, बलदायक । 

क्लिद्‌ (दिवा० पर०-- क्लिद्यति, क्लिञ्ञ) गीला होना, 
आद। होना, तर होना--प्रेर० तर करना, गीला करना 
--न चैनं क्लेदयन्त्याप:--भग० २।२३, भट्टि (टी 


११। न 

क्लिन (वि० a [क्लिद्‌ +क्त] गीला, तर । सम०--अक्ष 
(वि०) चौं आँखों वाला । 

क्लि 1 (दिवा० आ०-- (कुछ के मत में) पर०, क्लिश्यते 

क्लिष्ट, क्लिशित) 1. दुःखी होना, पीडित होना, कष्ट 

उठाना--अप्युपदेशग्रहण नातिक्लिशते वः शिष्याः 
--मालवि० १, श्रयः परार्थे क्लिव्यन्ति साक्षिणः 
प्रतिभूः कुलम्‌--मनु० ८1१६९ 2. दुःखः देना, सताना, 
मं (क्रघा० पर०--क्लिदनाति, क्लिष्ट, क्लिदित) 
दुःख देना, पीडित करना, सतानां, कष्टं देना,-- 
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव--श०, ५६, एव- 
माराघ्यमानोऽपि क्छिइनाति भुवनत्रयम्‌ --कु० २४०, 
रघु० ११।५८। 

क्लिझित,क्लिष्ट (वि०) [क्लिश्‌ +-क्त] 1. दुःखी, पीडित, 
संकट ग्रस्त 2. कष्टग्रस्त, सताया हुआ 3. मुझाया 
हुआ 4. असंगत, विरोघी---उदा० मातां मे बन्ध्या 
5. परिष्कृत, कृत्रिम (रचना आदि) 6. लज्जित । 

क्लिष्टिः (स्त्री) [ क्लिश्‌+-क्तिन्‌ ] 1. कष्ट वेदना, दुःख, 
पीडा 2. सेवा । 

ब्लोब (ब) (वि०) [ कीम्‌ (व्‌) 4-क ] 1. हिजडा नपुं 
सक, बधिया किया हुआ--मनु० ३1१५०, ४२०५, 
याज्ञ० १२२३ 2. पुरुषार्थहीन, भीरु, दुर्बल, दुर्बलमना 


( ३१४ ) 


-रघु० ८८४, क्लीबान्‌ पालयिता--मृच्छ ९१५ 
3. कायर 4. नीच अधम 5. सुस्त 6: नपुंसक लिंग का, 
--बः:,--बम्‌ (--वः,--बम्‌) 1. नामदे, हिजड़ा, न 
मूत्रं फेनिळं यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति, मेढू चोन्माद- 
शुक्राभ्यां हीनं क्लीबः स उच्यते--दायभाग में उद्धत 
कात्यायन 2. नपुंसक लिंग । 

क्लेदः [ क्लिद्‌ + घज्य | गीलापन, आद्रता, तरी, नमी 
--शा० १1२९, रधु ० ७२१ 2. बहने वाला, घाव से 
निकलने वाला मवाद 3. दुःख, कष्ट--रघु० १५।३२, 
(==उपद्रव, मल्लि०) । 

क्लेशः [ किलिश्‌ञ-घञ्ञ ] पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुःख तक- 
लीफ--किमात्मा क्लेशस्य पदमुपनीतः--श१ १, क्लेशः 
फलेन हि पुनर्नेवता विधत्ते--कु० ५८६, भग० १२।५ 
2. गुस्सा, क्रोध 3. सांसारिक कामकाज । सम० --क्षम 
(वि०) कष्ट सहने में समर्थ । 

क्लेब्यं (व्यम्‌) [ क्लीब (व) +-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. नामर्दी (शा०) 
-वरं क्लैब्य पूंसां न च परकळत्राभिगमनम्‌-पंच० १ 
2. पुरुषार्थहीनता, भीरुता, कायरता-क्लैब्यं मास्म गमः 
पार्थ--भंग० २1३ 3. अनुपयुक्ता, नामर्दी, शक्ति- 
हीनता--रघु० १२।८६ । 

क्लोसम्‌ [ क्लु --मनिन्‌ ] फेफड़े । 

क्व (अव्य०) [ किम्‌+ अत्‌, कु आदेशः ] 1. किघर, कहाँ 
---क्व तेऽन्योन्यं यत्नाः क्व च नु गहनाः कोतुकरसाः 
--उत्तर० ६।३३, कव --क्ब (जब किसी समान वाक्य 
खंड में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है--'भारो 
अंतर' 'असंगति'--क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते 
विश्वसनौयमायुधम्‌-मालवि० ३।२, क्व सूर्यप्रभवो वंशः 
कव चाल्पविषया मति:--रघु ० १।२, कि० १।६, श० 
२।१८ 2. कभी कभी 'कव' का प्रयोग 'किम्‌' शब्द के 
अधि० का होता है--कव प्रदेशे--अर्थात्‌ कस्मिन्‌ प्रदेशे 
(क)-अपि 1. कहीं, किसी जगह 2. कभी कभी (ख),-चित्‌ 
1. कुछ स्थानों पर--प्रस्निग्धाः क्वचिदिङगृदीफलभिदः 
सूच्यन्त एवोपला:--श० १११४, ऋ क आली शार, रघु० 
११४१ 2. कुछ बातों में--क्वचिद्‌ : क्वचिन्न 


गोचरोज्थे:, क्वचित्‌ --क्वचित्‌ (क) एक जगह--दूसरी 


जगह, यहाँ-वहाँ-क्वचिद्वीणावाद्यं क्वचिदपि च हा 
हेति रुदितम्‌--भर्तृ० ३1१२५ १४, (ख) कभी-कभी 
(समय सूचक) क्वचित्पथा संचरते सुराणाम्‌, क्वचित्‌ 
घनानां पततां क्वचिच्च--रघु० १३1१९ । 

क्बण्‌ (भ्वा० पर०--क्वणति, क्यणित) 1. अस्पष्ट शब्द 
करना, झनझन शब्द, टनटन शब्द-- इति घोषयतीव 
डिण्डिमः करिणो हस्तिपकाहतः कवणन्‌-हि० २।८६, 
क्वणन्मणिनुपूरौ--अमरु २८, क्रतु० ३1३६; मेघ० ३६ 
2. भिनभिनाना, (भौरों का) गुंजन, अस्पष्ट गायन 
--कु० १।५४, उत्तर) ३।२४, भट्टि० ६।८४ । 


een ++++5 


क्वणः, क्वणनम्‌, क्वणितं, क्वाणः [ क्वण्‌ +- अप्‌, ल्युट्‌ क्तं, 
घडा वा] 1. सापान्य शब्द 2. किसी भी वाद्ययंत्र 
की ध्वनि । 

क्वत्य (वि०) [ क्व+-त्यप्‌ | किस स्थान से संबंध रखने 
वाला, कहाँ पर होने वाला । _ 

क्वथ्‌ (म्वा० पर०--क्वथति, क्वथित) 1. उबालना, काढ़ा 
बनाना 2. पचाना । 

क्वथः [क्वाथ्‌+-अच्‌, घञा वा] काढ़ा, लगातार मंदी आँच 
में तैयार किया गया घोल । . 

क्वाचित्क (वि०) [ स्त्री०--त्की ] अकस्मात्‌ घटित, 
विरल, असाधारण,-- इति क्वाचित्कः पाठः । 

क्षः [ क्षि--ड ] 1. नाशं 2. अन्तर्घात, हानि 3. बिजली 
4. खेत 5. किसान 6. विष्णु का नरसिंहावतार 
7. राक्षस । 

क्षण्‌ (न्‌) (तना० उभ०- क्षणोति, क्षणृते, क्षुत्त) 1. चोट 

: ` पहुंचाना, क्षति पहुँचाना--इमां हृदि व्यायतपातमक्ष- 
णोत्‌-कु० ५।५४ 2. तोड़ना, टुकड़े २ करना-(घनुः) 
त्वं किलानमित पूर्वं मक्षणोः-रघु० ११।७२, उप--, परि- 
बि--उसी अर्थ में प्रयोग जो “क्षण्‌' का मूल अर्थ है । 

क्षणः, भम्‌ [ क्षण +अच्‌ ] 1. लमहा, निमेष, एक सैकंड 
से ४५ भाग के बराबर समय की माप,-क्षणमात्र- 
मृषिस्तस्थो सुप्तमीन इव ह्वदः--रघु० १।७३, २।६०, 
मेघ० २६,--_क्षणमवतिष्ठस्व--कुछ देर ठहरो 2. अव- 
काश--अहमपि लब्धक्षणः स्वगेहं गच्छामि---मालवि० 
१, गृहीतः क्षण:--श० २, मेरा अवकाश आपके सुपुर्द 
है अर्थात्‌ आपका कार्य कर देने का में आपको वचन 
देता हूं 3. उपयुक्त क्षण या अवसर--रहो नास्ति क्षणो 
नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः--पंच० १।१३८ मेघ० 
६२, अधिगतक्षणः--दश० १४७ 4. उत्संव, हषे, खुशी 
5. आश्रय, दासता 6. केन्द्र, मध्यभाग । सम०---अन्तरे 
(अव्य०) दूसरे क्षण, कुछ देर के पश्चात्‌, -- क्षेपंः 
क्षणिक विलब,-- दः ज्योतिषी (--दमु) पानी (दा) 
1. रात-क्षणाद्थैष क्षणदापतिप्रभः---ने० १।६७, रघु० 
८७४, १६।४५, शि० ३।५३ 2. हल्दी 'करः--पतिः 
चाँद, शि० ९।७०, चरः रात सें घूमने वाला, राक्षस, 
--सांनुप्लवः प्रभूरपि क्षणदाचराणाम्‌-रघु० १३1७५, 
"आन्ध्यम्‌ रात्रि में अन्धापन, रतोंधी,--श्वृतिः (स्त्री०) 
---प्रकाशा,-प्रभा बिजली,-निशवासः शिशुक,-भझ्गुर 
(वि०) क्षणस्थायी, चंचल, नश्वर -हि० ४१३० 
मात्रम्‌ (अव्य०)क्षणमर के लिए,--रामिन्‌ (पुं ) 
कबूतर--विध्दंसिन्‌ (वि०) क्षणभर में नष्ट होने 
वाला (मुं०) नास्तिक दार्शनिकों का सम्प्रदाय जो यह 
मानता है कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट 
होकर नया बनता रहता हे । 

क्षणतुः [ क्षण्‌ +-अतु ] घाव, फोड़ा.। 


( ३१५ ) 


क्षणनम्‌ ] क्षण + ल्यूट्‌ | क्षति पहुँचाना, मार डालना, 
घायल करना! 

क्षणिक (वि०) [ क्षण--ठन्‌ ] क्षणस्थायी, अचिरस्थायी 
स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्सवेशच--रघु० ८।९२, एक- 
स्य क्षणिका प्रीतिः--हि० १॥६६,--का बिजली । 

क्षणिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी ) [ क्षण+-इनि ] 1. अवकाश 
रखने वाला 2. क्षणस्थायी,--नी बिजली । 

क्षत (वि०) क्षिण्‌--क्त] घायल, चोट लगा हुआ, क्षति- 
ग्रस्त, काटा हुआ, फाडा हुआ, चीरा हुआ, तोड़ा हुआ, 
--दे० क्षणू- रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहार्च-वेणी ० 
१।७, रघु० १।२८, २५६, ३।५३,-तम्‌ 1. खरोच 
2. घाव, चोट, क्षति- क्षते क्षारमिवासह्यं जातं तस्येव 
दर्शनम्‌ --उत्तर० ४।७, क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌--मृच्छ० 
५।१८ 3. भय, विनाश, खतरा-क्षतात्‌ किल त्रायत 
इत्युदग्रः--रघु० २।५३। सम०--अरि (वि०) 
विजयी,--उदरभ्‌ पेचिश,--कासः आघात से उत्पन्न 
खांसी,--जम्‌ 1. रुधिर--स छिन्नमूल: क्षतजेन रेणुः 
--रघु० ७।४३, वेशी ० २।२७ 2. पीप, मवाद,-योनिः 
(स्त्री) भ्रष्ट स्त्री, वह स्त्री जिसका कौमार्य भंग 
हो चुका हो,--विक्षत (वि०) विक्षतांग, जिसका 
शरीर बहुत जगह से कट गया हो, तथा घावों से 
भरा हो,-बृत्तिः (स्त्री) दरिद्रता, जीविका के 
साधनों से वंचित,--बश्रतः वह विद्यार्थी जिसने अपनी 
घामिक प्रतिज्ञा या ब्रत भंग कर दिया हो। 

क्षति: (स्त्री०) [ क्षण्‌ ञ-क्तिन्‌ ] 1. चोट, घाव 2. नाश, 
काट, फाड़-विखब्धं क्रियतां बराहततिभिः मृस्ताक्षतिः 
पल्वले--श० २।६ .3. (आलं०) बर्बादी, हानि, 
नुकसान---सुखं संजायते तेम्यः सर्वेभ्योऽपीति का 
क्षतिः--सा० द० १७ 4. ह्लास, क्षय, न्यूनता-प्रताप- 
क्षतिशीतलाः--कु० २।२४, हि० १।११४। 

्षत्त (प°) [क्षद्‌+-तुच्‌] 1. जो काटने और रूपरेखा खोदने 
का काम करता है-(मूतिकार या संगतराश) 2. परि- 
चारक, द्वारपाल 3. कोचवान, सारथि 4. शूद्रपिता 
तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान-तु० मनु० १०।९ 
5. दासी का पुत्र (उदा० विदुर) 6. ब्रह्मा, 7. मछली । 

क्षत्रः, त्रम्‌ [ क्षण्‌ञ-क्विप्‌न्=क्षत्‌, ततः त्रायते--त्रैञ-क ] 
1. अधिराज्य, शक्ति, प्रभुता, सामर्थ्यं 2. क्षत्रिय जाति 
का पुरुष-क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः ' क्षत्रस्य शब्दो 
भुवनेषु रूढ़ः--रघु० २।५३, ११।६९, ७१-असंशयं 
्त्रपरिग्रहक्षमा--श० १।२१, मनु० ९।३२२।. सम? 
--अन्तकः परशुराम का विशेषण,--धर्मः 1. बहादुरी, 
सैनिक शूरवीरता 2. क्षत्रिय के कतंव्य,--पः राज्यपाल, 
उपशासक,- बन्धुः 1. क्षत्रिय जाति का पुरुष--मनु ० 
२।३८ 2. क्षत्रिय मात्र, अपक्षत्रिय, घृणित या निकम्मा 
क्षत्रिय, तु० ब्रह्मबंघु । 


क्षत्रियः [ क्षते राष्ट्रे साधु तस्यापत्यं जातौ वा घः तारा० ] 
दूसरे वर्ण या संनिक जाति का पुरुष_-ब्राह्मणः क्षत्रियो 
वैस्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः-मनु० १०।४। सम० 
--हुणः परशुराम का विशेषण । 

क्षत्रियका, क्षत्रिया, क्षत्रियिका [ क्षत्रिया- कन्‌ |-टाप, 
हृस्व: क्षत्रिय +टापू--क्षत्रिया +-कन्‌ --टाप्‌ इत्वम्‌ 
वा ] क्षत्रिय जाति की स्त्री । 

क्षत्रियाणी [ क्षत्रिय--डीष्‌, आनुक्‌ ] 1. क्षत्रिय जाति की 
स्त्री 2. क्षत्रिय की पत्नी । 

क्षत्रियी [ क्षत्रिय--डीप्‌ ] क्षत्रिय की पत्नी । 

्षंतृ (वि०) (स्त्रीक) . [ क्षम+-तृच्‌ ] प्रशान्त, 
सहिष्णु, विनम्र । 

क्षप्‌ (म्वा०--क्षपति--ते, क्षपित) उपवास करना, संयमी 
होना--मनु० ५।६९, (प्रेर० या चुरा० उभ०-क्षप- 
यति-ते, क्षपित) 1. फेंकना, भेजना, डालना 
2. चूक जाना । 

क्षपणः [क्षप्‌ +ल्युट्‌] बौद्धभिक्ष,-णम्‌ 1. अपवित्रता, अशौच 
2. नाश करना, दबाना, निकाल देना । 

क्षपणकः [ क्षपण--कन्‌ ] बौद्ध या जैनसाघु--नग्नक्षपणके 
देशे रजकः कि करिष्यति--चाण० ११०, कथं प्रथम- 
भेव क्षपणकः--मुद्रा० ४ । 

क्षपणो [ क्षप्‌ +-ल्युट्‌+-डीप्‌ ] 1. चप्पू 2. जाल । 

क्षपष्यु: [ क्षप्‌+-अन्यु, णत्वम्‌ ] अपराघ। 

क्षपा [ क्षप्‌ +अच्‌ +-टाप्‌ ] 1. रात--विगमयत्युक्षिद्र एव 
क्षपा:---श० ६।४, रघु० २।२०, मेघ० ११० 
2. हल्दी । सम०-अटः 1. रात में घूमने वाला 2. राक्षस, 
पिशाच - ततः क्षपाटैः पृथुपिगलाक्षैः-- भट्टिः २1३०, 
--करः,--नाथः 1. चन्द्रमा 2. कपूर--धनः काला ` 
बादल,--चरः राक्षस, पिशाच । 

क्म्‌ (म्वा०, आ०- क्षमते, क्षाम्यति, क्षान्त या क्षमित) 
1. अनुमति देना, इजाजत देना, चलने देना--अतो 
नुपाश्चक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य 
--रघु० ७।३४, १२।४६ 2. क्षमा करना, मफफ कर 
देना (अपराध आदि)--क्षान्तं न क्षमया भतुँ० ३।१३, 
क्षमस्व परमेश्वर, निध्नस्य मे भर्तूनिदेशरीक्ष्यं देवि 
क्षमस्वेति बभूव नञ्जः--रघु० १४।५८ 3. धैयेवान्‌ 
होना, चुप होता, प्रतीक्षा करना-रघु० १५।४५ 
4. सहन करना, गम खा जाना, भुगतना-- अपि 
क्षमन्तेऽस्मदुपजापं प्रकृतयः-मुद्रा० २, नाज्ञाभङ्गकराम्‌ 
राजा क्षमेत स्वसुतानपि--हि० २1१०७ 5. विरोध 
करना, रोकना 6. सक्षम या योग्य होना--ऋते रवेः 
क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभ:-शि० 
१।३८, ९।६५ । 

क्षमः (बि०) [क्षम्‌ +अच्‌ ] 1. धैयँवान्‌ 2. सहनशील, 
विनम्र 3. पर्याप्त सक्षम, योग्य (समास में या संबं०, 


( ३१६ ) 


अधि० अथवा तुमुन्नंत के साथ) -मलिनो हि यथादर्शो 
रूपालोकस्य न क्षमः--याञ्ञ० ३४१, सा हि रक्षण- 
विषौ तयोः क्षमा--रघु० ११।५, हृदयं न त्ववलंबितुं 
क्षमाः-रघु० ८।५९--गमनक्षम, निर्मूलनक्षम आदि 
4. समुपयुक्त, योग्य, उचित, उपयुक्त--तन्नो यदुक्त- 
मशिवं न हि तत्क्षमं ते--उत्तर० १।१४, आत्मकर्म 
्षमं देहं. क्षात्रो घमं इवाश्रितः--रघु० १।१३, श० 
५।२६ 5. योग्य, समर्थ, अनुरूप--उपभोगक्षमे देशे 
--विक्रम० २, तपः क्षमं साधयित्‌ं य इच्छति --श० 
१।१८ 6. सहने योग्य, सह्य 7. अनुकूल, मित्रवत्‌ । 

क्षमा [ क्षम्‌+-अङ+-टाप्‌ ] 1. धैर्य, सहिष्णुता, माफी 
“क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌--हि० 
२, रघु० १२२, १८।९, तेजः क्षमा वा नैकान्तं 
कालज्ञस्य महीपतेः-शि० २1८३ 2. पृथ्वी 3. दुर्गा का 
विशेषण । सम०-जः मंगलग्रह,-भुज्‌ भुजः राजा । 

क्षमितृ (वि०) (स्त्री०--त्री), क्षमिन्‌ (वि०) (स्त्री० 
नी), [क्षम्‌ +तृच्‌, क्षम्‌+धिनुण्‌, स्त्रियाँ डीप्‌ 
च, ] धैयंवान्‌, सहनशील, क्षमा करने के स्वभाव 
वाला--कामं क्षाम्यतु यः क्षमी-शि० २।४३, याज्ञ० 
२।२००, १1१३२ । 

क्षयः [ क्षि+अच्‌ ] 1. घर, निवास, आवास--यातनाइच 
यमक्षये-मनु० ६।६१, निर्जगाम प्रुनस्तस्मात्क्षयात्रा- 
रायणस्य ह-- महा ०, 2. हानि, ह्लास, छीजन, घटाव, 
पतन, न्यूनता-आयु:क्षय:-रघु० ३1६९, घनक्षय वर्धति 
जाठराग्निः--पंच० २1१७८ इसी प्रकार चन्द्रक्षय, 
क्षयपक्ष आदि 3. विनाश, अंत, समाप्ति--निशाक्षये 
याति हियेव पाण्डुतामू--ऋतु० १।९, अमरु ६० 
4 आर्थिक क्षति--मनु० ८४०१ 5. (मूल्य आदि 
का) गिरना 6. हटाना 7. प्रलय 8. तपेदिक 9. रोग 
10. निर्मुणता, (बीजगणित में) ऋण । सम०--कर 
(क्षयंकर भी) (वि०) नाश या तबाही करने वाला, 
बर्बादी करने वाला,--काल: 1. प्रलयकाल 2. अवनति 
का समय,--कास: तपेदिक की खांसी,-पक्ष: कृष्णपक्ष, 
अँघेरापक्ष,-- युक्तिः (स्त्री ० ),--- योग: नाश करने का 
अवसर,--रोग: तपेदिक, राजयक्ष्मा,-बायु: प्रलयकाल 
की हवा,--संपद्‌ (स्त्री०) सर्वनाश, बर्बादी । 

क्षयथु [ क्षि+-अथुच्‌ | तपेदिक के रोगी को खांसी, 
तपेदिक । 

क्षयिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ क्षय--इनि ] 1. हास- 
मान, मूर्झाने वाला--आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
-भतृं० २६०, हासोन्मुख, क्षीयमाण-न चाभूत्ताविव 
क्षयी-रघु० १७।७१, मनु० ९1३१४ 2. क्षयरोगग्रस्त 
3. नश्वर, भंगू्‌र--- (पुं०) चन्द्रमा । 

क्षयिष्णु (वि०) [ क्षि--इष्णूच्‌ ] 1. बरबाद करने वाला, 
नाझ कारी 2. नसवर, भगुर) : ` 


क्षर्‌ (म्वा० पर०-क्षरति, क्षरित) (इसका प्रयोग अकर्मक 
तथा सकर्मक दोनों प्रकार से होता है) 1. बहना, 
सरकना 2. भेज देना, नदी की भाँति बहना, उडेलना, 
निकालना--रघु० १३।७४, भट्टि० ९1८ 3. बूंद-बूँद 
करके गिरना, टपकना, रिसना 4. नष्ट होना, घटना, 
मिटना 5. व्यर्थ होना, प्रभाव न होना--यशोऽनृतेन 
क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ --मनु० ४२३७ 
6. खिसकना, वञ्चित होना (अपा० के साथ) (प्रेर० 
क्षारयति) आरोप लगाना, बदनाम करना (प्रायः 
'आ' उपसग के साथ), बि--, पिघलना, घुल जाना । 

क्षर (वि०) [क्षर्‌-अच्‌ ] 1. पिघलने वाला 2. जंगम 
3. नस्वर-क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते 
~ भग० १५।१६,--रः बादल,--रन्‌ 1. पानी 
2. शरीर । 

क्षरणम्‌ [ क्षर्‌+-ल्युट्‌ ] 1. बहने, टपकने, बूँद-बूंद गिरने 
और रिसने की क्रिया 2. पसीना आ जाना- अङगु- 
लिक्षरणसन्नवतिक:-<रघु० १९।१८। 

क्षरिन्‌ (१०) [ क्षर†-इनि | बरसात का मौसम । 

क्षल्‌ (चुरा० उभ०--क्षालयति--ते, क्षालित) 1. घोना, 
धो देना, पवित्र करना, साफ करना--ऋते रवेः 
क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः 
--शि० १1३८, हि० ४।६० 2. मिटा देना- (अयशः) 
तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षालयात्मनः-महा०,, बि--, 
घोकर साफ करना -रधु०- ५।४४। 

क्षवः क्षवथुः [ क्षु-अप्‌, अथुच्‌ वा ] 1. छींक 2. खांसी । 

क्षात्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [क्षत्र+-अण्‌ ] सैनिक 
जाति से संबंध रखने वाला--क्षात्रो धर्म: श्रित इव 
तनुं ब्रह्मघोषस्य गुप्त्ये--उत्तर० ६।९, रधु० १1१३, 
¬म्‌ 1. क्षत्रिय जाति 2. क्षत्रिय के गुण--गीता 
“इस प्रकार बतलाती है 'शोयं तेजो घुतिर्दाक्यं युद्धे 
चाप्यपलायनम्‌, दानमीरवरमावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावः 
जम्‌--भग० १८४३ । 

क्षान्त (भू० क० क्‌०) [ क्षम्‌+-क्त ] 1. धैर्यवान, सहन- 
शील, सहिष्णु 2. क्षमा किया गया,--ता पृथ्वी । 

क्षान्तिः (स्त्री) [ क्षम्‌+-क्तिन्‌ ] 1. धैर्य, सहनशीलता, 
क्षमा--श्षांतिश्चेद्रचनेन किम्‌--भतृं० २।२१, भग० 
१८।४२ । 

क्षान्तु (वि०) [ क्षम्‌--तुन्‌, वृद्धि ] घैयंवान्‌, सहनशील, 
चुः पिता । 

क्षाम (वि०) [ क्षै +क्त ] 1. दग्ध, झुलसा हुआ 2. क्षीण, 
पतला, परिक्षीण, कृश, दुबला-पतला. क्षामक्षाम 
कपोलमाननम्‌--श० ३।१०, मध्ये क्षामा--मेघ० ८२, 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनम्‌ -८०, ८९ 
3. क्षुद्र, तुच्छ, अल्प 4. दुबल, निःशक्त । 

क्षार (वि०) | क्षर॒+ण बा० | संक्षरणशीर; क्षारक या 


{ ३१७ ) 


दाहक, तिक्त, चरपरा, कटु, खारी,--रः 1. रस, अरकं 
2. शीरा, राब 3. कोई क्षारीय या खट्टा पदार्थ--क्षते 
क्षारमिवासह्यं जातं तस्यैव दर्शनम्‌ - उत्तर? ४७, 
क्षार क्षते प्रक्षिपपू--मूच्छ ० ५1१८, (क्षारं क्षते क्षिप्‌ 
एक लोकोक्ति बन गया हँ--इसका अर्थ हैं 'पीडा 
को जो पहले से ही असह्य है और बढ़ा देना' 'बुरे 
को और अधिक बुरा कर देना” 'जले पर नमक 
छिड़कना' 4. शीशा 5. बदमाश, ठग,--रम्‌ 1. काला 
नमक 2. पानी । सम०-अच्छम्‌ समुद्री नमक, 
"“ण्अञ्जनम्‌ सज्जीं का लेप,--अम्बु खारी रस या 
खारा पाती,--उदः,---उदकः,--उदधिः,--सभुद्रः खारा 
समुद्र,--त्रयं,--त्रितयम्‌, सज्जी, शोरा, सुहागा,-नदी 
नरक में खारे पानी की नदी,--भूमिः (स्त्री०), 
“मृत्तिका रिहाली भूमि-किमाइचर्य क्षारभूमौ प्राणदा 
यमदूतिका--उद्धूट,---मेलक: खारा पदार्थ,--रसः 
खारा रस । 

क्षारकः [ क्षार--कन ] 1. खार, रेह 2. रस, अरकं 
3. पिंजरा, पक्षियों के रहने की टोकरी या जाल 
4. घोबी 5. मंजरी, कलिका । 

क्षारणम्‌,-णा [ क्षर्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌, युच्‌ वा ] दोषारोपण, 
विशेषकर व्यभिचार का । 

क्षारिक्रा | क्षर्‌ +-्बुल्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ | भूख । 

क्षारित (वि०) 1. खारे पानी में से टपकाया हुआ 
2. जिस पर (व्यभिचार) का मिथ्या अपवाद लगाया 
गया हो । 

क्षालनम्‌ [ क्षल्‌ +णिच्‌+-ल्यूट्‌ | 1. घोना, (पानी से 
धोकेर) साफ करना 2. छिड़कना । 

क्षालित (वि०) [क्षल+-णिय्‌+-क्त] 1. धोया हुआ, साफ़ 
किया हुआ, पवित्र किया हुआ 2. पोंछा हुआ, प्रतिदत्त 
(बदला चुकाया हुआ) --उत्तर० १।२८। 

क्षि! (म्वा० पर०--क्षयति, क्षित या क्षीण) 1. मुर्झाना, 
छीजना 2. राज्य करना, शासन करना, स्वाभी होना। 

में (म्था०, स्वा०, क्या०-पर०--क्षयति, क्षिणोति, 

क्षिणाति) 1. नष्ट करना ग्रस्त कर लेना, बर्बाद 
करना, भ्रष्ट करना--न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति 
--रघु० २४० 2. न्यून करना, बर्बाद. करना 
- रघु० १९।४८ 3. मार डालना, क्षति पहुँचाना 
= (कर्मवाक्य--क्षीयते) 1. बर्बाद होना, घटना, 
नष्ट होना, न्यून होना (आलं० भी) प्रतिक्षणमयं 
कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते--हि० ४1६६, प्रत्यासन्न- 
विपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते--पंच० २।४, 
अमर ९३, भर्तृ २१९, (प्रेर०--क्षययति या क्षप- 
यति) 1. नष्ट करना, दूर हटा देना, समाप्त कर देना 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत- 
शक्तिरात्मभू.--श० ७1३५, रघ० ८।४७, मेघ० ५३ 


2. समय बिताना, अप--, घटना, क्षीण होना, न्यून 
होना, परि--, प्र--, सम्‌--, 1. कम होना, क्षीण 
होना 2. कृश होना, दुबला-पतला होना । 

क्षितिः (स्त्री?) [ क्षिय-क्तिन्‌ ] 1. पृथ्वी 2. निवास, 
आवास, घर 3. हानि, विनाश 4, प्रलय । सम०--ईशः, 
आाईश्वरः राजा--रघु० १५, ३।३, ११।१,- कणः 
घूल,--कम्पः भूचाल,-क्षित्‌ (पुं०) राजा, राजकुमार, 
जः 1. वृक्ष 2. गंडोआ, केंचुआ 3. मंगल ग्रह 
4. विष्णु के द्वारा मारा गया नरक नाम का राक्षस 
(--जम्‌) जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत 
होते हैं, (--जा) सीता का विशेषण,---तलम्‌ पृथ्वी 
की सतह, देवः ब्राह्मण,--धरः पहाड़ कु० ७।९४ 
~ नाथः, पः,पतिः,--पालः,-_ सुख्‌ (पृं०) 
-रक्षिन्‌ (१०) राजा, प्रभु--:रघु० २1५१, ५।७६, 
६८६, ७1३, ९।७५,-पुत्रः मंगल ग्रह,-प्रतिष्ठ (वि०) 
पृथ्वी पर रहने वाला, - भृत्‌ (पूं०) 1. पहाड़--सर्ब- 
क्षितिभृतां नाथ--विक्रम० ४२७ (यहाँ इस शब्द 
का अर्थ 'राजा' भी है) कि० ५1२०, ऋतु० ६२६ 
2. राजा,--मण्डलम्‌ भूमंडल,--रन्ध्रम्‌ खाई, खोडर, 
रह बंध ) वृक्ष,--वर्धन: (पुं०) शव ०, मुर्दा शरीर, 
¬ वृक्तिः (स्त्री०)पृथ्वी की गति, घैरययुक्तव्यवहार, 

व्युदासः गुफा, बिल । 

क्षित्र: [ क्षिद्‌--रक्‌ ] 1. रोग 2. सूर्यं 3. सींग । 

क्षिप्‌ (तुदा० उम०- अभि, प्रति या अति पूर्व होने पर 
पर०--, दिवा० पर० क्षिपति-ते, क्षिप्यति, क्षिप्त) 
1. फेंकना, डालना, भेजना, प्रेषित करना, विसर्जन, 
जाने देना (अधि० या कभी कभी संप्र० के साथ) 
~मरुङ्गध इति तु दवारि क्षिपेदप्स्वद्भथ इत्यपि--मनु० 
३।८८, शिलां वा क्षेप्स्यते. मयि--महा०, का» १२, 
९५, प्रतिपूर्वक भी, भतूं० ३।६७ 2. रखना, पहनना, 
लगाना--स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया 
-श० ७1२४, याज्ञ १।२३०, भग० १६।१९ 3. आरो- 
पित करना, लगाना (कलंक आदि) --मृत्ये दोषान्‌ 
क्षिपति--हि० २ 4. फेंक देना, डाल देना, उतार 
देना, मुक्त होना-कि कूर्मस्य भरव्यथा न वपुषि क्भां 
न क्षिपत्येष यत्‌--मुद्रा० २।१८ 5. दूर करना, नष्ट 
करना--मा० १।१७ 6. अस्वीकार करना, घृणा करना 
7. अपमान करना, भत्संना करना, दुर्वचन कहना, 
घमकाना--मनु० ८।३१२, २७०, शा०- ३१०, 
अघि -, 1. निन्दा करना, कलंक लगाना 2. नाराज 
करना, अपवाद करना 3. आगे बढ़ जाना, अच, 
1. उतार फेंकना, छोड़ना, त्यागना 2. तिरस्कार 
करना, भत्संना करना, आ--., 1. फेंकना, डाल देता, 
प्रहार करना 2. सिकोडना 3. वापिस लेना, छीनना, 
खींचना, ले लेना-अग्रपादमाक्षिप्य-रबु० . ७७, 


( ३१८ ) 


भतुँ० ११४३, मेघ० ६८ 4. संकेत करना, इशारा 
करना 5. परिस्थितियों से अनुमान लगाना--जात्या 
व्यक्तिराक्षिप्यते 6. (तक के रूप में) आक्षेप करना 


फुर्ती से, तुरन्त-विनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि 
--मनु० ३।१७९, शा० ३६, भट्टि० २४४ | सम० 
--कारिन्‌ (वि०) आशुकारी, अविलम्बी । 


7. अवहेलना करना, उपेक्षा करना 8. तिरस्कार | क्षिया [क्षि--अड--टाप्‌] 1. हानि, विनाश, बर्वादी, हास 


करना, उद्‌--, उछालना--ऋतु ० १।२२, उप--, 
1. डालना, फेंकना---वपुषि वघाय तत्र तव शस्त्रमुप- 
क्षिपत:--मा० ५1३१ 2. संकेत करना, इशारा करना 

- निष्कर्ष निकालना - छन्नं कार्यमुपक्षिपन्ति--मृच्छ० 
२1३ 3. आरम्भ करना, शुरू करना 4. अपमान 
करना, डेटना-फटकारना, नि--, 1. नीचे रखना, 
स्थापित करना, धर देना -याज्ञ० १॥१०३, अमरु 
८० 2 सौंपना, देख रेख में सुपुदे करना,--मनु० ६! 
३, ३।१७९, १८० 3. शिविर में रखना 4. फेंक देना 
अस्वीकार करना 5. प्रदान करना, परि-., 1. घेरना, 
गङ्गास्रोतःपरिक्षिप्तम्‌--कु० ६1३८ 2. आलिंगन 
करना, पर्या--, बांधना, (बालों को) एकत्र करना 
-"(केशान्त) पर्याक्षिपत्‌ काचिदुदारबन्धम्‌- कु ० 
७1१४, प्र-, 1. रखना, डालना -- नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ 
-मनु० ४५३, क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌--मृच्छ० ५१८ 
2. बीच में डालना, अन्तहित करना-इति सूत्रे कैक्चि- 
्रक्षिप्तं--केयट, वि --, 1. फेंकना, डालना 2. मन 
मोड़ना 3. ध्यान हटाना, सम्‌ --, 1. संचय करना, 
ढेर लगाना--आतपात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निषादिभिः 
--रघु० १।५२, भट्टि ५८६ 2. पीछे हटना, नष्ट 
करना 3. छोटा करना, कमी करना, संक्षिप्त करना 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा -मेध० 
१०८, मनु ० ७३४] 


क्षपणम्‌ { क्षिप्‌--क्य्‌न्‌ बा० ] 1. भेजना, फेंकना, डालना 


2. झिड़कना, दुवेचन कहना । 


क्षिषणि:,--णी (स्त्री) [ क्षिप्‌+ अनि, क्षिपणि+-डीष्‌ ] 


1. चप्पू 2. जाल 3. हथियार, णिः प्रहार । 


क्षिषध्युः [ क्षिप्‌ +-कन्य्‌च्‌ ] 1. शरीर 2. बसंत ऋतु । 
क्षिपा [ क्षिप्‌ + अङ-{-टाप्‌ ] 1. भेजना, फेंकना, डालना 


2. रात्रि । 


क्षिप्त (भू. क० कृ०) [क्षिप्‌ +क्त] 1. फेंका हुआ, बिखेरा 


हुआ, उछाला हुआ, डाला हुआ 2. त्यागा हुआ 
3. अवज्ञात, उपेक्षित, अनादृत 4. स्थापित 5. ध्यान 
हटाया हुआ, पागल (दे० क्षिप्‌),--प्तम्‌ गोली लगने 
से बता घाव । सम०--कुक्कुरः पागल कुत्ता,- चित्त 
(वि०) उचाट मन, विमचा,--बैह (वि०) प्रसृतशरीर, 
लेटा हुआ । 


क्षिप्तिः (स्त्री) [ क्षिप्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. फेंकना, भेज देना 


2. (पहेलियाँ आदि के) कूट अर्थ को प्रकट करना । 


क्षिप्र (वि०) [क्षिप्‌ + रक्‌] (म० अ०-क्षपीयस्‌, उ० अ० 


क्षेपिष्ठ) सजीव, आशुगामी,-- प्रम्‌ (अव्य०) जल्दी, 


2. अनौचित्य, सवंसम्मत आचार का उल्लंघन--उदा० 
स्वयमहरथेन याति उपाध्यायं पदाति गमयति-- 
सिद्धा० । 


क्षोजनम्‌ [क्षीज्‌--ल्युट्‌] पोले नरकुलों में से निकली हुई 


सरसराहट की घ्वनि। 


क्षीण (वि०) [क्षिञ-क्त, दीर्घः] 1. पतला, कृश, क्षय- 


प्राप्त, निर्बेल, घटा हुआ, थका हुआ या समाप्त, खर्चे 
कर डाला हुआ--भार्या क्षीणेषु वित्तेषु (जानीयात्‌ )- 
हि? १।७२, इसी प्रकार क्षीण: शशी, क्षीण पुण्ये 
मर्त्यलोकं विशन्ति 2. सुकुमार, नाजुक 3. थोड़ा अल्प 
4. निर्धन, संकटग्रस्त 5. शक्तिहीन, दुर्बल । सम० 
--चन्द्रः घटता हुआ अर्थात्‌. कृष्णपक्ष का चन्द्रमा 
-~धन (वि०) जिसके पास पैसा न रहा हो, निर्धन 
- पाप (वि०) जो अपने पाप कर्मों का फल मुगत कर 
निष्पाप हो गया हो,- पुण्य (वि०) जो अपने सब पुण्य 
कर्मो का फल भोग चुका हो; तथा अगले जन्म के 
लिए जिसे और पुण्य कार्य करने चाहिएँ,--सध्य 
(वि०) जिसकी कमर पतली हो,--बासिन्‌ (वि०) 
खंडहर में रहने वाला,--विक्रान्त (वि०) साहसहीन, 
पौरुषहीन --वृत्ति (वि०) जीविका के साधनों से 
वञ्चित, बेरोजगार । 


क्षीब्‌, क्षोब दे० क्षीव्‌, क्षीव । 
क्षोरः--रम्‌ [घस्यते अद्यसे घस्‌+-ईरन्‌, उपघालोपः, 


घस्य ककारः षत्वं च] 1. दूध, --हंसो हि क्षीरमादत्ते 
तन्मिश्रा वर्जयत्यपः-- श०. ६।२७ 2. वृक्षों का दूधिया 
रस--ये ततक्षीरखुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः--मेघ० 
१०७, कु० १।९ 3. जल । सम०--अद: शिशु, दूध- 
पोता बच्चा,-ब्धि: दुग्धसागर "जः 1: चन्द्रमा 
2. मोती, “जम्‌ समुद्री नमक, “जा - तनया लक्ष्मी का 
विशेषण,--आह्वः सनोवर का वृक्ष,-उबः दुग्धसागर 
--क्षीरोदवेलेव सफेनपुञ्जा -कु० ७१२६, “तनय: 
चन्द्रमा, “तनया, “सुता लक्ष्मी का विशेषण,--उदधि 
क्षीरोद,--र्ञाम: दुग्घंसागर की लहर- रघु० ४२७, 
= ओबनः दूध में उबाळे हुए चावल,---कष्ठः दूघपीता 
वच्चा (कण्ठ में दूध रखने वाला) --त्वया तत्क्षीर- 
कण्ठेन प्राप्तमारण्यक  ब्रतम्‌-महावी० ४५२, ५११, 
¬ जम्‌ जमा हुआ दूध,~-ब्रुमः अश्वत्यवक्ष,- धात्री 
दूध पिलाने वाली नौकरानी, घाय,--भिः+ निधिः 
दुग्घसागर- इन्दु: क्षीरनिधाविव-रघु० १।१२,-षेनुः 
(स्त्री) दूध देन वाली गाय,- नीरम्‌ 1. पानी और 
दूध 2. दूध जेसा पानी 3. गाढालिंगन,-- षः बच्चा 


( ३१९ ) 


-- वारि: ---वारिधिः, दुग्ध सागर,--विकृतिः जमा 
हुआ दूध,--वक्ष: 1. बड, गूलर, पीपल और मधूक नाम 
के वृक्ष 2. अंजीर,--शर: मलाई, दूध की मलाई, 
= समुदः दुग्धसाग र,-. सार: मक्खन,--हिंडीर: दूध के 
झाग या फॅन । 

क्षीरिका [ क्षीर-ठन्‌+-टाप्‌ | दूध से बना भोज्य पदार्थ । 

क्षीरिन्‌ (वि०) [ क्षीर+इनि | दूधिया दुधार दूध देने 
वाला! 

क्षीब्‌ (म्वा०--दिवा०, पर०--क्षीवति, क्षीव्यति) 1. मत- 
वाला होना, मदोन्मत्त होना, नहों में होना 2. थूकना, 
मुंह से निकालना । 

क्षीव (वि०) [ क्षीव्‌--क्त नि० ] उत्तेजित, मतवाला, मदो- 
न्मत्त--ध्रूवं जये यस्य जयामृतेन क्षीवः क्षमाभर्तुरभू- 
त्कृपाणः--विक्रमांक० १।९६, क्षीवो दुःशासनासृजा 
-न्वेणी० ५1२७ । 

क्षु (अदा० पर०-क्षौति, क्षुंत) 1. छींकना--अवयाति 
सरोषया निरस्ते कृतकं कामिनि चुक्षुवे मृगाक्ष्या--शि० 
९।८३, चौर० १०, भट्टि ० १४७५ 2. खाँसना । 

क्षुण्ण (भू० क० कृ०) [ क्षुद्‌ +क्त ] 1. कूटा हुआ, कुचला 
हुआ--रघु० १११७ 2. (आलंऽ) अभ्यस्त, अनुगत 
क्षुद्रजनक्षुण्ण एष मार्गः--का० १४६ 3. पीसा हुआ 
--दे० क्षुद्र । सम०--मनस्‌ (वि०) पश्चात्तापी, पछ- 
ताने वाला । 

क्षुत्‌ (स्त्री०), क्षुतम्‌,--ता [ क्षु-[-क्विपू, तुगागमः; क्षु” 
क्त, क्षुत+-टाप्‌ | छींकने वाली, छींक । 

क्रुद्‌ (रुघा०, उभ०--क्षुणत्ति, क्षुते, क्षुण्ण) 1. कुचलना, 
घिसना, (पैरों से) कुचल डालना, रगड़ना, पीस देना 
-क्षुणद्मि सर्पान्‌ पाताले--भट्टि० ६1३६, ते तं व्या- 
शिषताक्षौत्युः पारदैदन्तैस्तथाच्छिदन्‌- १५1४३, १६1६६ 
2: उत्तेजित करना, क्षुब्ध होना (आ०), प्र--, कुच- 
लना, खरोंचना, पीसना--मित्रघ्नस्य प्रचुक्षोद गदयोयं 
विभीषण:--भट्ि० १४।३३ । 

क्षुद्र (वि) [क्षूद--रक] (म० अ०- क्षोदीयस्‌, उ० अ० 
~-क्षोदिष्ट) 1. सूक्ष्म, अल्प, छोटा सा, तुच्छ, हलका 
2. कमीना, नीच, दुष्ट, अघम-- क्षुद्रेपि नूनं शरणं 
प्रपन्ने--कु० ११२ 3. दुष्ट 4. क्रूर 5. गरीब, दरिद्र 
6. कृपण, कंजूस--मेघ० १७,--द्रा 1. मधुमक्खी 
2. झगड़ालू स्त्री 3. अपाहज या विकलांग स्त्री 4. वेश्या 
--उपसूष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितभवनाः---का० १०७। 
सम०--अङ्जनम्‌ कुछ रोगों में आंखों में लगाया जाने 
वाला अंजन या लेप,--अन्त्र: हृदय के भीतर का छोटा 
सा रंप्र,--रूम्बु: छोटा शंख,--कुष्ठम्‌ एक प्रकार का 
हल्का कोढ़,--धण्टिका 1. घूंघर 2. घुँघरु वाली कर- 
धनी,--चन्दनम्‌ लाल चंदन की लकड़ी, -- जन्तुः कोई 
भी छोटा जीव,:- दंशिका डांस, गो मक्खी,-- बुद्धि 


(वि०) ओछे मत का, कमीना,--रसः शहद,--रोगः 
मामूली बीमारी (सुश्रुत में ४४ रोगों का उल्लेख 
हे), अख: छोटा शंख या घोंघा (सीपी), सुबर्णम्‌ 
हल्का या खोटा सोना अर्थात्‌ पीतल । 

क्ुद्रल (वि०) [ क्षुद्र+-लच्‌ ] सूक्ष्म, हल्का (विशेष कर 
रोगों व जंतूओ के लिए प्रयुक्त) । 

क्षु (दिवा० प “ क्षुधित) भूखा होना, भूख 
लगना = ५ ६४४, ९।३९। 

क्षु (स्त्रो०) क्षुधा [क्षूघु--क्विपू, क्षुघ्‌ञ-टाप्‌ ] भूख, 
--सीदति क्षुषा->मनु० ७१३४, ४।१८७। सम? 
--भाते,--आविष्ट लुघापीडित,---क्षाम (वि०) 
भूखा होने से दुबंल-भट्टि० २२९,-पिपासित (वि०) 
भूखा प्यासा,-- निवृत्ति: (स्त्री) भूख शान्त होना । 

क्षुषाल्‌ (वि०) [लुप्त आलुच्‌ ] भूखा 

क्षुधित (वि०) [ क्षुघू+क्त | भूखा 

क्षुपः [ क्षुप--क ] छोटी जड़ों के वृक्ष, झाड, झाडी । 

क्षुभ्‌ (म्वा० आ०, दिवा०, कूया० पर०-क्षोभते, क्षुम्यति, 
्षुम्नाति, क्षुभित, क्षुब्ध) 1. हिलाना, कंपित करना, 
क्षुब्ध करना, आंदोलित करना,--महा हद इव क्षुभ्यन्‌ 
--भट्टि० ९११८, रघु० ४२१, शि० ८।२४ 
2. अस्थिर होना 3. लड़खड़ाना (आलं० भी), प्र- 
--वि,--सम्‌ कांपता, क्षुब्ध होना, आंदोलित होना । 

क्षुभित (वि०) [ क्षुमू+कक्‍्त ] 1. हिलाया हुआ, आंदोलित 
आदि० --- महाप्रल्यमारुतक्षुभितपुष्करावतेक--वेणी ० 
३।२ 2. डरा हुआ 3. क्रुद्ध । 

क्षुब्धः (वि०) [क्षुभ्‌ +क्त] 1. आन्दोलित, चंचल, अस्थिर 
2. डाँवाडोल 3. डरा हुआ,- ब्ध० मन्थन करने का 
डण्डा--शोभैव मन्दरकुब्धक्षुभिताम्भोचिवर्णना--शि० 
२।१०७ 2. रति क्रिया का विशेष आसन, रतिबन्ध । 

क्षुभा [ कु+ मक्‌ ] अलसी,एक प्रकार का सन । 

क्षर्‌ (तुदा० पर०--क्षुरति, क्षुरित) 1. काटना, खुरचना 

2. रेखाएँ खींचना, हल से खेत में खूड बनाना । 

क्षुरः [क्षुर्‌+-क ] 1. उस्तरा -रघु० ७४६, मन्‌० ९। 
२६२ 2. उस्तरे जैसी नोक जो तीर में लगाई जाय 
3. गाय या घोड़े का सुम 4. बाण। सम०--कर्मेन्‌ 
(नपुं ०) क्रिया हजामत बनाना,--चतुष्टयम्‌ हजामत 
करने की आवश्यक चार चीजें, धानम्‌, भाण्डम्‌ 
उस्तरे का खोल,--धार (वि०) उस्तरे जैसा तेज, 
--प्र: बाण जिसकी नोक घोड़े की नाल जैसी हो--तं 
क्षुरप्रशकलीकृतं कृती -- रघु० ११२९, ९।६२ 
2. खुर्पी, घास खोदने का खुर्पा,---मर्दिन्‌,-- मुण्डिन्‌ 
(पुं) नाई। 

क्षुरिका, क्षुरी [ क्षुरञ-डीष्‌,+-कन्‌+-टाप्‌ ह्लस्वः, क्षुर 
न-डमेष्‌ ] 1. चाकू, छुरी 2. छोटा उस्तरा। 

क्षुरिणी [ क्षुर+इनि-डीष्‌ ] नाई की पत्नी । 


पुं०) [ क्षुर--इनि | नाई । 

वि०) [ क्षुदं छाति गृह्लाति-क्षुद्‌--ला-:-क) 

छोटा, स्वल्प । सम०--तातः पित्ता का छोटा भाई 

खुल्ल । 

क्षुल्लक (वि०) [ क्षुल्ल--कन्‌ ] 1. स्वल्प, सूक्ष्म 2. नीच, 
दुष्ट 3. नगण्य 4. निर्घत 5. दुष्ट, द्वेषयुक्त 6. बच्चा । 

क्षेत्रम्‌ [ क्षि+ष्ट्रनू | 1. खेत, मैदान, भूमि--चीमते बालि- 
शस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः-मुद्रा० १।३ 2. भूसंपत्ति 
भूमि 3. स्थान, आवास, भूखण्ड, गोदाम-कपटशतमयं 
क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌--पंच० १1१९१, भर्तु० १।७७, 
मेष» १६ 4. पुण्यस्थान, तीर्थस्थान-्षेत्र क्षत्रप्रवन- 
पिशुनं कौरवं तद्भजेथाः--मेघ० ४६, भग० १।१, 
5. बाडा 6. उर्वरा भूमि 7. जन्मस्थान 8. पत्नी--अपि 
नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात्‌--श० १, 
मनु० ३३१८५ 9. कायक्षेत्र शरीर (आत्मा का कर्म 
क्षेत्र) --योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राम्यन्तरवतिनम्‌ 
ऱणर्कु० ६1७७, भग० १३।१,२,३ 10. मन 11. घर, 
नगर 12. सपाट आक्नुति जैसे कि त्रिभुज 13. रेखा- 
चित्र । सम०--अधिदेवता किसी पुष्य भूस्थल की 
अधिष्ठात्री देवता,--आजीव:,--कर:, कृषक, खेतिहर, 
~ गणितम्‌ ज्यामिति, रेखागणित,--बत (वि०) 
ज्यामितीय "उपपत्ति: (स्त्री०) ज्यामितीय प्रमाण, 
लाज (वि०) 1. खेत में उत्पन्न 2. शरीर से उत्पन्न 
(जः) हिन्दूघमंशास्त्र के अनुसार १२ प्रकार के पुत्रों 
में से एक, अपने पति के निमित्त संतानोत्पत्ति करने 
के लिए विधित्रत्‌ नियत किए गए किसी संबन्धी द्वारा 
उसकी पत्नी में उत्पादित संतान--मनु० ९1१६७, 
१८० याज्ञ० १६८, ६९, २।१२८,--जात (वि०) 
दूसरे पुरुष की पत्नी में उत्पादित संतान,--ज्ञ (वि०) 
1. स्थानीयता को जानने वाला 2. चतुर, दक्ष (शः) 
1. आत्मा--तु० भग० १३।१-३, मनु० १२1१२ 
2. परमात्मा 3. व्यभिचारी 4. किसास,-पत्ति: भूस्वामी 
भूमिषर,-- पदम्‌ देवता के लिए पवित्र स्थान,--- पाल: 
1. खेत का रखवाला 2. क्षेत्र की रक्षा करने वाला 
देवता 3. शिव का विशेषण,--कलल्‌ (मणित में) 
आकृति की लम्बाई चौड़ाई का गुणनफल,---भक्ति: 
(स्त्री०) खेत का बेंटवारा,--भूमिः (स्त्री०) भूमि 
जिसमें खेती को जाय,--राक्षि: ज्यामितीय आकतियों 
द्वारा प्रकट किया गया परिमाण,--बिद (वि०) 
=क्षेत्रज्ञ (पुँ०) 1. किसान 2. ऋषि, जिसे आध्या- 
त्मिक ज्ञान हौ--कु० ३।५० 3. आत्मा,--स्थ (वि०) 
पुण्य भूमि में रहने वाला । 

क्षेत्रिक (वि०) (स्त्री०--को) [क्षेत्र+ठव्‌ ] खेत से 
सम्बन्ध रखने वाला,--कूः 1. एक किसान--मनु० 
८२४१, ९।५३ 2. पति--मनु०९।१४५्‌ | 


क्षल्ल 


झुरिन ( 
( 


—— TO 


३२० ) 


क्षेत्रिम्‌ (प्‌०) [क्षेत्र‡-इनि] कृषक, कास्तकार, खतिहर 
-याज्ञ० २।१६१ 2. नाममात्र का पति--श० ५ 
3. आत्मा 4. परमात्मा भग० १३।३३ । 

क्षेत्रिय (वि०) [क्षेत्र --घ ] 1. खेत से संबंध रखंने वाला 
2. असाध्य रोग, जिसका उपचार देहान्तर प्राप्ति पर 
ही हो अथवा इस जीवन में जिसकां उपचार न: हो 
सके- -दण्डोऽयं क्षेत्रियो येन मय्यपातीति. साऽञब्रवीत्‌- 
मट्टि०. ४।३२,-यम्‌ 1. आंगिक रोग 2. चंरागाह, 
गोचरम्‌ मि,--यः व्यभिचारी, परदाररत । 

क्षेष: [ क्षिप्‌ +-षञ्ञ्‌ ] 1. फेंकना, उछालना, डालना, इधर 
उधर हिलाना (अंगों की) गति--कन्दक्षेपानुगम 
---मेष० ४७, श्रुक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌--कु० ३।६० 
2: फेंकना, डालना 3. भेजना, प्रषित करना 4. आघात 
5. उल्लंघन 6. समय बिताना, कालक्षेप 7. विलम्ब, 
देरी 8. अपमान, दुर्वचन--क्षेपं करोति चेद्यः 
-माञ्ञ० २२०४, किक्षेपे 9. अनादर, घुणा 10 घमंड, 
अहंकार 11. फूलों का गुच्छा, कुसुमस्तवक । 

क्षेपक (वि०) [ क्षिप्‌-ण्वुल्‌ ] 1: फेंकने वाला, भेजने 
वाला 2. मिलाया हुआ, बीच में घुसाया हुआ 
3. गाछियों से युक्‍त, भनादरपूर्ण,--कः बनावटी या 
बीच में मिलाया. हुआ । 

पणम्‌ [ क्षिप्‌ +-ल्युट्‌ | 1. फेंकना, डालना, भेजना, 
निदेश आदि देना 2.. (समय) बिताना 3. भूलना 
4. गाली देना 5. योफन,--णिः, -णी (स्त्री०) 
1. चप्पू 2. मछली फंसाने का जाल 3. . गोफन या 
ऐसा उपकरण जिसमें रखकर कंकड़ फेके जाये । 

क्षेम (ति०) [ क्षि + मन्‌ ] 1. ` प्रस्ता सुख और आराम 
देने वाला, शुभ, उदार, राजीखुशी - धातंराष्ट्रा रणे 
हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌-- भग० १।४५ 2. समृद्ध, 
आराम में, सुखी 3. सुरक्षित, प्रसन्न, -- मः, मम्‌ 
1. शान्ति, प्रसन्नता, आराम, कल्याण, कुशलता--वित- 
न्वसि क्षेममदेवमातृकाश्चिराय तस्मिन्‌ कुरबदचकासते- 
कि० ११७, वैश्यं क्षेमं समागम्य (पृच्छत्‌) ---मनु० 
२।१२७, अघुना सर्वेजलचरागां क्षेमं भविष्यति-पंज ० 
११२ 2. सुरक्षा, बचाव,-क्षेमेण ब्रज थान्चवान्‌ मुच्छ ० 
७।७, सकुशल-पंच० १।१४६ 3. संरक्षण करले बाला, 
प्ररक्षा करन वाला--रघु० १५।६ 4. अवाप्स को 
सुरक्षित रखना-तु० योगक्षेम 5. मुक्ति, शाश्वत 
आनन्द,-मः एक प्रकार का सुगन्ध द्रब्य । समर 
--कर ('क्षमंकर' भी) (वि०) मंमलप्रद शान्ति और 
सुरक्षा करने वाला । 

खमिन (वि०) (जी) [ क्षेमञ-इनि ] सुरक्षित, आक्रमण 
से रक्षित, प्रसन्न । 

क्षे (म्बा० पर० क्षायति, क्षाम) क्षीज होना, नष्ट होना, 
कृश होना, ह्रास होना, मुर्शाना । 


( ३२१ ) 
क्षेण्यम्‌ [क्षोण--ष्यका | 1. विनाश 2. दुबलापन, | क्षोमः,-मम्‌ [ कु+मन्‌+अण्‌ ] 1. रेशमी कपड़ा, ऊनी 


. सुकुमारता 

क्षेत्रम्‌ | क्षेत्र -अण्‌ ] 1. खेतों का समूह 2. खेत । 

क्षेरेय (वि०) (स्त्री--यी) [ क्षीर+ढञ ] दूधिया, 

दूध जैसा । र 

क्षोड: [ क्षोड्‌-- घर ] हाथी बांधने का खंभा । 

क्षोणि:क्षोणी (स्त्री) [क्षे--डोनि, . क्षोणि--डीष्‌ ] 

- पथ्वी 2. एक (गणित में) । 

क्षोत्त (१०) [ क्षुदु +-तृच्‌ ] मूसली, बट्टा । 

क्षोदः | क्षुद्‌-घञ्ञ ] 1. चूरा करना, पीसना 2. सिल 
(जिस पर रखकर कोई चीज पीसी जाती है) 
2. घूर, कण कोई छोटा या सूक्ष्मकण--उत्तर० ३।२। 
सम०--(वि०) जो जांच पड़ताल या अनुसन्धान 
में ठहर सके । 

क्षोदिमन्‌ (पुं ) [ क्षोद+-इमनिच्‌ ] सूक्ष्मता । 

क्षोभः [ क्षुभ्‌+घञ््‌ ] 1. डोलना, हिलना, लोटपोट होना 
---मेघ० २८, ९५, इसी प्रकार काननक्षोभः 2. हच- 
कोले खाना--रघु० १।५८, विक्रम» ३1११ 3. (क) 
आन्दोलन, डाँवाडोल होना, उत्तेजना, संवेग--स्वयंवर 
क्षोभकृतामभावः --रघु० ७।३, अर्थेन्द्रियक्षोभमयुग्म- 
नेत्र: पुनर्वंशित्वाद्वळवन्तिगृह्य--कु० ३।६९, (ख) उक- 
साहट, चिढ़-- प्रायः स्वमहिमान क्षोभात्प्रतिपद्यते जन्तुः 
---श० ६।३१ 

क्षोभणम्‌ [ क्षुभ्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ } क्षुब्ध करना, व्याकुल 
करना- णः कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 

क्षोमः,-मम्‌ [ क्षु--मन्‌ ] घर की छत पर बना कमरा, 
चौबारा । 

क्षौणिः,-णी (स्त्री०) दे० क्षोणि । सम०--प्राचीरः समुद्र, 
“जुन्‌ (पु०) राजा,--भूत्‌ (पु०) पहाड़ । 

क्षौद्रः [ क्षुद्र+ अण्‌ ] चम्पक वृक्ष,--द्रम्‌ 1. हल्कापन 
2. कमीनापन, ओछापन 3. शहद-- सक्षौद्रपटलैरिव 
-रधु० ४।६३ 4. जल 5. घूलकण । सम०-जम्‌ मोम । 

क्षौद्रेयम्‌ [ क्षोद्र+-ढञ्ग्‌ ] मोम । 


he 


कपड़ा-क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा मा ङ्गल्यमाविष्कृतम्‌ 
--श° ४1 ५- क्षौआ्लान्तरितमेखले (अङ्के) रघु» 
१०१८ 2. चौबारा 3. मकान का पिछला भाग,- - भम्‌ 
1. अस्तर 2. अलसी,--मी सन! 

क्षौरम्‌ [ क्षुर +-अण्‌ ] हजामत । 

क्षौरिक: [ क्षोर+-ठन्‌ ] नाई । 

क्ष्णु (अदा० पर०-क्ष्णौति, क्ष्णृत) पेना करना, तेज करना । 
सम्‌-,(आ०) तेज करना (आलं० भी) भट्टि० ८।४०। 

कषमा [ क्षम+-अच्‌ उपघालोपः ] 1. पृथ्वी, (पुत्र) मां 
लम्भयित्वा क्षमयोपपन्नम्‌--रघु० १८।९, कि शेषस्य 
भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ मुद्रा» २।१८ 
2. (गणित में) एक की संख्या । सम०--जः मंगलग्रह, 
--प:,/--पति:,-- भुज (पुं०) राजा,--कविक्ष्मापतिः 
>-गीत० १, देशानामुपरि क्ष्मापा:--पंच० १।१५५, 
भृत्‌ (पुं०) राजा या पहाड । 

क्ष्माय्‌ (म्वा० आ०---कषमायते, क्ष्मायित) हिलाना, कांपना 
--चक्ष्माये च मही--भट्टि० १४२१, १७।२३ । 

क्ष्विड (म्वा० उभ०--क्ष्वेडति--ते, क्षेवेट्ट या क्ष्वेडित) भिन- 
भिनाना, दहाड़ता, चहचहाना, गुर्राना, बुदबुदाना, 
अस्पष्ट ध्वनि करना--मनु ० ४६४ । 

क्ष्विड्‌ (म्वा० आ०) क्विद्‌ (दिवा० पर०--क्षिवद्षिति, क्ष्वे- 
दित, दिवण्ण), 1. गीला होना, चिपचिपा होना 
2. (वृक्ष का दूध या) रस निकलना, रस छोड़ना, 
मवाद बहना, पसीजना, प्र--,बुदबुदाना, भिनभिनाना 
-भट्रि, ७।१०३। ` 

क्ष्वेड: [ क्विड्‌|-घञ्ञ्‌, अच्‌ वा ] 1. शब्द, शोर, कोलाहल 
2. विष, जहर-गुणदोषौ बुधो गृह्वन्निन्दुक्षबेडाविवेश्व र:, 
शिरसा इलाधते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति--सुभा० 
3. आद्र या तर करना 4. त्याग,--डा 1. शेर की 
दहाड 2. युद्ध के लिए ललकार, रणगुहार 3. बाँस । 

क्ष्वेडितम्‌ [ क्ष्विड-क्त ] सिह गर्जना । 

केला [ कवेल्‌+-अ+-टाप्‌ ] खेल, हंसी, मजाक ! 


ख 


खः [ खर्व्‌ + ड ] सूर्य,--खम्‌ 1.. आकाश--खं केशवोऽपर 
इत्राक्रमितु प्रवृत्त:--मृच्छ० ५। २, यावद्गिरः खे मरुतां 
चरन्ति- -कु० ३7७२, मेध० ९ 2. स्वगं, 3. ज्ञानेन्द्रिय 
4. एक नगर 5. खेत 6. शून्य 7. एक बिन्दु, अनुस्वार 
8. यह्व, दारक, विवर, रन्ध्र--मनु० ९।४३ 9. शरीर 

५१ 


के द्वारक (जो गिनती में ९ हैं अर्थात्‌ मुंह, दो कान, 
दो आँखें, दो नाथुनें, गुदा तथा जननेन्द्रिय )-खानि चेव 
स्पृशेदस्ि:--मनु० २।६०, ५३, ४। १४४, याज्ञ० १।२० 
तु० कु० ३।५० 10. घाव 11. प्रसन्नता, आनन्द 
12. अभ्रक 13. कर्म 14. ज्ञान 15. ब्रह्मा । सम० 


( २२२ ) 


~अडः (खेऽटः) 1. ग्रह, 2. राहु, आरोही शिरोबिन्दु 


~ आपगा गंगा का विशेषण,---उल्क: 1. घूमकेतु 2. ग्रह, ! 


““उल्मुक: मंगल ग्रह,-कामिनी दुर्गा, - कन्तल: शिव, 
नाग: 1. पक्षी---अधुनीत खगः स नैकघा तनुम्‌- नै० 
२।२, मनु० १२६३ 2. वायु, हवा--तमांसीव यथा 
सूर्यो वृक्षानग्निधंनान्वग:--महा० 3. सूर्य 4. ग्रह 
~उदा० आपोक्लिमे यदि खगाः स किलेन्दुवारः-तारा० 
5. टिड्डा, 6. देवता 7. बाण, °अधिपः गरुड का विशेषण 
“अंतकः बाज, दयेन, “अभिराम: शिव का विशेषण, 


“आसन: 1. उदयाचल 2. विष्णु का विशेषण, “इन्द्र, ' 


"ईश्वर: पति: गरुड के विशेषण, “वतो ( ्त्र० ) पृथ्वी, 
“स्थानम्‌ 1. वृक्ष की खोडर 2. पक्षी का घोंसला, 
“गंगा आक झ-गंगा,-गतिः (स्त्री) हवा में उड़ान, 
~ गमः पक्षी,-(खे) गमनः एक प्रकार का जलकुक्कुट, 
---गोलः आकाशमंडल, "विद्या ज्योतिष विद्या,-चमसः 
चाँद,--चर: (खेचर भी) 1. पक्षी 2. बादल 3. सूर्य 
4. हवा 5. राक्षस (--री अर्थात्‌ खेवरी) 1. उड़ने 
वाली अप्सरा 2. दुर्गा की उपाधि,--जलम्‌ 'आकाशीय 
जल' ओस, वर्षा, कोहरा आदि,--ज्योतिस्‌ (पुं०) 
जुगनू, - तमाल: 1. बादल 2. घूआंँ,--ोतः 1. जुगनू 

-खद्योताली विलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ -- मेघ ० 
८१ 2. सूर्य,-द्योतन: सूर्य, -धूषः अग्निबाण --मुमुचुः 
खधूपान्‌ भट्टि ३।५, --षरागः अंघकार,- पुष्पम्‌ 
आकाश का फूल, असम्भवता को प्रकट करने की आलं० 
अभिव्यक्ति - इस प्रकार की ४ असंभावनाएं इस इलोक 
में बतळाई गई हैं : मुगतुष्णाम्भसि स्तात: शशश्यृंग- 


घनुर्घुतः, एष बन्ध्यासुतो याति ल शेख र:--सुभा ०, 
--भम्‌ ग्रह,--अन्ति: श्येन,-मणि: आकाश की मणि’ 


सूर्य, -मोलनम्‌ निद्रालुता, थकावट,---भूति: शिव का 
विश्येषण,--वारि (नपु०) वर्षा का पानौ ओस आदि, 
--बाष्प: बर्फ, पाला,- शय (खेशय भी) (वि०) 
आकाश में विश्राम करने वाला या रहने वाला,--शरी- 
रम्‌ आकाशीय शरीर,--इवास: हवा, वायु, समुत्थ, 
“संभव (वि०) आकाश में उत्पन्न --- सिधु: चाँद, 
-_स्तनो पृथ्वी, -स्फटिकम्‌ सूर्यकान्त या चन्द्रकान्त 
मणि - हर (वि०) जिस (राशि) का हर शून्य हो। 
खक्खट (वि०) [खक्ख्‌ अटन्‌ ] कठोर, ठोस,-- टः खड्या । 
खडूःर: [ ख+-कृन-खच्‌, मुम्‌ ] अलक, बालों की लट। 
खच्‌ (म्वा०+-क्या० पर० -खचति-खच्नाति, खचित) 
1. आगे आना, प्रकट i क अनक 2. पुनर्जन्म होना 3. पवित्र 
करना, (चुरा० उभ०- खचर्यात, खचित) जकड़ना, 
बाँघना, जड़ना,-उद्‌ --,मिलाना, गडमड करना, जड़ना 
णारघु० ८५३, १३।५४, मुद्रा» ४१२ | 
खचित (वि०) [खिच-+-क्त fn ७. 1. जकडा हुआ, संयुक्त, भरा 
हुआ, अन्तमिश्रित,-- शकु चते बिश्रज्जटा- 


मण्डलम्‌-श० ७1११ 2. निश्चित, सम्मिश्रित 3. जड़ा 
हुआ, जटित, भश हुआ (समासगत) “मणि, “रल । 

खज्‌ [भ्वा० पर०- खजति, खजित ] मंथन करना, बिलोना, 
आंदोलित करना । 

खज:,-जक: [खज्‌--अच्‌, कन्‌ च ] मथानी, रई का 
डंडा । 

खजपम्‌ [ खज्‌-}-कपन्‌ ] घी । 

खजाकः [ खज्‌ +- आक | पक्षी । 

खजाजिका [ खज्‌+-अ+ टाप्‌ ==खजा, अज्‌+- घञा, 
खजाये आजो यस्याः ब० स०, खजाज-- ङीष्‌ कन्‌ 
न टाप्‌, हुस्व: ] कडछी, चम्मच । 

खंज्‌ (म्वा० पर०- खञ्जति) लेंगड़ाना, ठहर-ठहर कर 
चलना--खञ्जन्‌ प्रभञ्जनजनः पथिकः पिपासुः-- नै ० 
११।१०७ । 

खंज (वि०) [खञ्ज्‌+अच्‌ ] लॅगड़ा, विकलांग, पंगु 
पादेन खञ्जः--सिद्धा०, मनु० ८।२४२, भर्तृ० १। 
६४। सम०--लेटः,_ खेलः खंजनपक्षी । 

खञ्जनः [ खञ्ज्‌+-ल्युट्‌ ] खंजन पक्षी- स्फुटकमलोदर 
खेलितखञ्जनयुगमिव शरदि तड़ागम्‌- गीत० ११, नेत्र 
खञ्जनगञ्जने--सा० द०, एको हि खञ्जनवरो नलिनी- 
दलस्थः--श्टंगार० ४,७--नम्‌ लंगडा कर जाने वाला, 
सम० - रतम्‌ सन्यासियों का गुप्त मैथुन । 

खञ्जना, खञ्जनिका [ खञ्जन--टापू, खज्जन-+ ठन्‌ + 
टाप्‌ ] खञ्जन पक्षियों की जाति । 

खञ्जरीटः, टकः, खञ्जलेखः [खञ्ज+-ऋ 1 कीटन्‌, कन्‌ 
च, खञ्ज+लिस्‌--घञ्च्‌] खंजन पक्षी--भामि० 
२1७८, चौर० ८, मनु० ५1१४, याज्ञ० १1१७४ अमर्‌, 
९९। 

खट: [खट्‌+-अच्‌] 1. कफ 2. अन्धा कूआँ 3. कूल्हाडी 
4. हल 5. घास सम० कटाहकः पीकदान,-- खादकः 
1. गीदड़ 2. कौवा 3. जानवर 4. शीशे का बर्तन । 

खटकः [खट्‌--वुन्‌] 1. सगाई-विवाह तय करने का व्यव- 
साय करने वाला--तु० घटकः 2. अघमुन्दा हाथ । 

खटकामुखम्‌ बाण चलाते समय हाथ की विशेष अवस्थिति । 

खटिका [खट्‌+-अच्‌+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌} 1. खड्या 
2. कान का बाहरी विवर । 

खट (ड) क्किका--पाइवंड्रार, खिड़की । 

खटिनो, खटी [ खट--इनि+-डीप्‌, खट्--अक्‌-]-डीष्‌ ] 
खड्या । 

खट्टन (वि०) [खट्टस-ल्युट्‌] ठिंगना,-- न: ठिगना आदमी । 

खट्टा खट् --अच्‌--टाप्‌] 1. खाट 2. एक प्रकार का 
घास । 

खट्टि: (प्‌, स्त्री०) खिट्ट । इन्‌] अर्थी । 

खट्रिकः [खट्ट-अच्‌ --ठन्‌ |] 1. कसाई 2. शिकारी, बहे- 
लिया । 


( ३२३ ) 


खंट्टरक (वि०) [खट्ट--एरक] ठिंगना । 

खट्वा |खट्‌+-बवन्‌+-टाप्‌] 1. खाट, सोफा, खटोला 
2. झूला, पालना । सम०--अंग सोटा था लकड़ी जिसके 
सिरे पर खोपड़ी जड़ी हो (यह शिव जी का हथियार 
समझा जाता है तथा संन्यासी और योगी इसे घारण 
करते है) --मा० ५।४, २३ 2. दिलीप, “घर, “भृत्‌ 
(प्‌०) शिव की उपाधियाँ,- - अङ्किन्‌ (पुं०) शिव का 
विशेषण,---आप्लुत; --आरूढ (त्रिश) 1. नीच, दुष्ट 

परित्यक्त, बदमाश 3. मूर्ख, बेवकूफ । 

खट्वाका, खटिवका [खट्वा न-कन्‌-:-टाप्‌, इत्वम्‌ वा] 
खटोला, छोटी खाट । 

खड दे० खंड | 

खडः [खड्‌ {-अच्‌] तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना । 

खडिका, खडी [खड्‌न-अच्‌--डीष्‌, कन्‌, हुस्व, खड+- 
डीषू] खडियाँ । 

खड़: [खड्‌ --गन्‌] 1. तलवार--न हि खद्धो विजानाति 
कर्मकारं स्वकारणम्‌ --उद्धट, खङ्गं परामृश्य आदि 
2. गैंडे के सींग 3. गैंडा-रघु० ९।६२, मनु० ३।२७२, 
५।१८,-ङ्गम्‌ लोहा । सम०--आघातः तलवार का 
घाव, आधारः म्यान, कोश,--आमिंषम्‌ भैस का 
मांस,-- आह्वः गैडा, कोझः म्यान,--घरः खड्गघारी 
योद्धा,--धेनुः, --धेनुका 1. छोटी तलवार 2. गेंडे की 
मादा, --पत्रम्‌ तलवार की घार, पाणि (वि०) हाथ 
में तलवार लिये वात्रम्‌ भैस के सींगों का बना 
पात्र, -पिघानम्‌ - पिधानकम्‌ म्यान,~-पुत्रिका चाकू 
छोटी तलवार, - प्रहार: तलवार का आघात,--फलम्‌ 
तलवार का फलक (मूठ को छोड़ कर शेष तलवार)! 

खड्गवत्‌ (वि०) [खड्‌ -- मतुप्‌] तलवार से सुसज्जित । 

खड्गिकः [ख द्भ +-ठन्‌] 1. खद्गधारी योद्धा 2. कसाई । 

खड्गिन्‌ (वि०) (स्त्री० -नी) [खड्ग-+-इनि] तलवार से 
सुसज्जित (पुं०) गेंडा । 

खड्गीकम्‌ [खड्ग-1-ईक बा०] दरांती । 

खण्ड्‌ (चुरा० पर०- --खण्डयति, खण्डित) 1. तोड़ना, काटना 

टुकड़े २ करना, कुंचलना --भट्रि १५।५४ 2. पूरी 

तरह हराना, नष्ट करना, मिटाना--रजनीचरनाथन 

खण्डिते तिमिरे निशि--हि० ३।१११ ३. निराश करना 

भग्नाश करना, (प्रणय में) हताश करना--स्त्रीभिः 

कस्य न खण्डितं भूवि मनः -पंच० १।१४६ 4. विघ्न 

डालना 5. घोखा देना । 

[ खण्ड्‌ }-घञ्ञ्‌ ] 1. दरार, खाई, विच्छेद, 
कटाव, अस्थिभंग 2. टुकड़ा, भाग, खंड, अंश-- दिवः 
कान्तिमत्खंडमेक --मेघ० ३० काष्ठः, मांस? आदि 
3. ग्रंथ का अनुभाग, अध्याय 4. समुच्चय, संघात, 
समू ह--तर्खण्डस्य - का० २३,--डः 1. चीनी, खाँड 
2. रत्न का एक दोष,--डस्‌ 1. एक प्रकार का नमक 


खण्ड 


2. एक प्रकार का ईख, गन्ना । सम०--अभ्रम्‌ 1. बिखड़े 
हुए बादल 2. कामकेलि में दाँतों का चिह्न॒,-- आलि: 
(स्त्री) 1. तेल की एक नाप 2. सरोवर या झील 
3. वह स्त्री जिसका पति व्यभिचारी हो,-कथा छोटी 
कहानी,--काव्यम्‌ मेघदूत जैसा छोटा काव्य--परि- 
भाषाः--खण्डकाव्यं भवेत्कान्यस्यंकदेशानसारि च 
—सा०्द० ५६४,--जः एक प्रकार की खाँड़,-- धारा 
केंची,--परशुः शिव का विशेषण--महँश्वर्यं लोलाज- 
नितजगतः सण्डपरशोः--गंगा० १, यंनानेन जगत्सु 
खण्डपरशुर्दवो, हरः ख्याप्यते--महावी० २।३३ 
2. जमइम्नि का पुत्र, परशुराम का यिशेषण,- पर्शु 
1. शिव 2. परशुराम 3. राहु 4. टूटे दाँत वाला हाथी, 
--पाल: हलवाई,--प्रलयः: विश्व का आंशिक प्रलय 
जिसमें स्वर्ग से नीचे के सब लोकां का नाश हो जाता 
हें,-मण्डलम्‌ वृत्त का अंश,--मोदक: खांड के लडड, 
~ लबणम्‌ एक प्रकार का नमक,--बिकारः चीनी 
--शर्करा मिसरी,--श्ीला असती, व्यभिचारिणी 
स्त्री । 

खश्डकः, कम्‌ [खण्ड--कत्‌] टुकड़ा, भाग, अंश, कः 1. 
चीनी, खांड 2. जिसके नाखून न हो । 

(वि०) [ खण्ड्‌ +-ल्यृट्‌ ] 1. तोड़ने वाला, काटने 
बाला, टुकड़े २ करन वाला 2. नष्ट करने वाला. 
मारने वाला--स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌ 
--गीत० १०, भवज्वरखण्डनम्‌-१२,-- गम्‌ 1. तोड़ना 
काटना 2. काट लेना, क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना 
--अघरोष्ठखण्डनम्‌ --पंच० १, घटय भुजबन्धनं 
जनय रदखण्डनं--गीत० १०, चौर० १३ 3. हताश 
करना, (प्रणय में) निराश करना 4. विघ्न डालना 
रसखण्डनवजितम्‌-रघु० ९।३६ 5. ठगना, धोखा देना 
6. (तर्क का) निराकरण करना--ने० ६।१३० 
7. विद्रोह, विरोध 8. बर्खास्तगी । 

खण्डल:,_रूम्‌ [खण्ड--लच्‌ नि०] टुकड़ा । 

खण्डः (अव्य०) [खण्ड-- शस्‌] 1. अशों में, टुकड़ों में, 
काट कर टुकड़े २ करना 2. थोड़ा २ करके, टुकड़ा २ 
कर के, टुकड़े २ कर के । 

खण्डित (भू ० क० कृ०) [ खण्ड्‌-क्त ] 1. काटा हुआ, 
तोड़ कर टुकड़े २ किया हुआ 2. नष्ट किया हुआ 
ध्वंस किया हुआ 3. (तर्क का) निराकरण किया हुआ 
4. विद्रोह किया हुआ 5. निराश किया हुआ, धोखा 
दिया हुआ, परित्यकत--खण्डितयू वतिविलापम्‌-- गीत० 
८, - ता वह स्त्री जिसका पति अपनी पत्नी के प्रति 
अविश्वास का अपराधी रहा हो, और इसलिए उसकी 
पत्नी उससे क्रुद्ध हो, संस्कृत साहित्य में वणित १० 
प्रकार की नायिकाओं में से एक--रघु० ५।६७, मेघ० 
३९, परिभाषा इस प्रकार की है:- पाइवँमेति प्रियो 


( ३२४ ) 


यस्या अन्यसंभोगचिक्तितः, सा खण्डितेति कथिता 
रीर्ष्याकषायिता--सा० द० ११४। सम०- | 
(वि०) अंगहीन, विकलांग "वृत्त (वि०) आचार- 
हीन, दुइचरित्र । 

खण्डिनी (खण्ड--इनि--डीप्‌ ] पृथ्वी । 

खदिकाः (ब० व०) खील, लाजा, तला हुआ बा भुना 
हुआ अनाज । 

खदिरः [ खद्‌-किरच्‌ ] 1. खेर का पेड,--याज्ञ० १।३०२ 
2. इन्द्र का विशेषण 3. चाँद । 

खन्‌ (म्वा० उभ०-खनति-ते, खात, कर्म» खन्यते-खायते ) 
खोदना, खनना, खोखला करना--खनन्नाखुबिळं सिंहः 
पंच ३।१७, मनु० २२१८ भट्टिः १।१७, 
अभि, खोदना, उद-, खुदाई करना, जड़ निकालना 
उन्मूलन करना, उखाड़ना (आलं० भी) -वङ्गानुत्लाय 
तरसा --रघु० ४।३६, ३३, १४७३, मेघ० ५२, 
भष्टि० १२।५, १५५५, मा० ९।३४, नि-, 1. खनना, 
खोदना 2. दफनाना, गाड़ना- ऊनद्विवषं निखनेत्‌ 
“याज्ञ ० २।१, वसुधायां निचखूनतु:--रघु० १२।३०, 
भट्टि ४३, १६1२२ 3. (स्तंभ के रूप मे} उठाना 
ना निचखान जयस्तम्भान्‌ --रघ्‌० ४।३६ 4. जमाना, 
स्थिर करना, घुसेड़ना-निचखान शरं भुजे-रघु० ३।५५, 
१२।९०, भट्टि १८, हि० ४७२, परि--, (खाई 
आदि) खोदना । 

खनकः [ खन्‌ --ण्वुल्‌ ] 1. खनिक 2. सघ लगाने वाला 
3. चूहा 4. कान । 

खननम्‌ [ खन्‌ +-ल्यूट्‌ | 1. खोदना, खोखला करना, पोला 
करना 2. गाइना । 

खनिः, नी (स्त्री०) [ खन्‌ +-इ, स्त्रियां ङीष्‌ ] 1. खान 
णारषु० १७।६६, १८।२२, मुद्रा० ७३१ 2. गुफा । 

खनित्रम्‌ | खन्‌ [इत्र ] कुदाल, खुर्पा, गैती । 

001 [ खं विपति उच्चतया--ख--पू|-क ] सुपारी का 
ड़। 

खर (वि०) [ खं मुखविलमतिशयेन अस्ति अस्ब--ख-|-र 
अथवा खमिन्द्रियं राति--ख--रा+क ] (विष० 
--मुढु०, श्लक्ष्ण, द्रव) 1. कठोर, खुर्दरा, ठोस 
2. अमृदु, तेज, सख्त--रघु० ८९, स्मरः खरः खलः 
कांतः--काव्या० १५९ 3. तीखा, चरपरा 4. घना, 
सधन 5. पीडाकर, हानिकर, ककंश 6. तेज घार वाला 
देहि खरनयनशरघातम्‌ --गीत० 7. गरम--खरांशु 
“आदि 8. क्रूर, निष्ठुर,--र: 1. गधा--मनु ० २। 
२०१, ४1११५, १२०, ८1३७०, याज्ञ० २1१६० 
2. खच्चर 3. बगला 4. कौवा 5. एक राक्षस का नाम 
जो रावण का सौतेला भाई था और जो राम के द्वारा 
मारा गया था--रघु० १२1४२ । सम०--अंशु:, 
"णफकर:,--रहिम: सूर्य,- कुटी 1. गर्घो का अस्तबल 


2. नाई की दुकाम,-- कोण:,---क्कण: चकोर, तीतर, 
-_कोन्ल: ज्येष्ठ मास,--गृहम्‌.-गेहम्‌ गधों का 
अस्तबल,---जस्‌--णस (वि०) नुकीली नाक वाला, 
ना उच्छत्र कमल,--ब्यंश्षिन (१०) खरहन्ता राम का 
विशेषण,-- नाद: गधे का रैंकना,--नकूः कंमलछ,-फात्रम्‌ 
लोहे का बतंन,--षालः लकड़ी का बर्तन,- रियः 
कबूतर, काकभू गधों से खींची जाने बाली गाड़ी, 
“जल्द: 1. गये का रेंकना 2. समुद्री वाज, झाला 
गधों का अच्सघल,-- स्वरा जंगली चमेली । 

खर्कर्क्क | खर--कन्‌-- टापू, इत्कम्‌ ] पिसी हुई कस्तूरी । 

खिन्न, (वि०) [खिरीं--घ्मा (भमादेशः) पक्षे घे 
ज-खश्‌, मुम्‌ ] गघी का दूध पीने वाला । 

खरी [खर-{-डीष्‌ ] गधी । सम०--अङ्कः शिव का 
बिशेषथ,--वृष्ः गधा । 

खरु (वि०) [ खन्‌+-कु, रश्चान्तादेशः ] 1. श्वेत 2. मूर्ख, 
मूढ 3. कूर 4. निविद्ध बस्तुओं का इच्छ्क.-- ढ: 
1. घोड़ा 2. दाँत 3. घमंड 4. कामदेव 5. शिव,-- चः 
(स्त्री०) लड़की जो अपना पति स्वयं चुने । 

खश (म्का० पर०--खर्जंते; खजिश) 1. पीडा देना, 
बेचैन करना 2. कडकड झन्द करना 4. 

स्थरंभन्‌ [ सर्ज--ल्कुट | रोचना । 

खजिक्त [ खर्ज --श्नुलू]-टापू, इत्बम्‌ ] 1. उपदंक्ष रोग 
2. गजक । 0 

खर्च: (स्त्री०) [खर्ज --उन्‌ ] 1. खरोंच 2. खजूर का 
वृक्ष 3. घसूरे का पेड़ । 

क ब्ध [ खर्ज --उरच्‌ | चाँदी । 

: (स्त्री०) [ खर्ज---ऊ ] खाज, खजली । 

खूर: [ खजं --ऊर ] 1. खजूर का पेड 2. बिच्छ,--र्म्‌ 
चाँदी 2. ह्रताल,-री खजूर का पेड़--रघु० ४1५७ | 

खर्वर: | --कर्पर पृषो० कस्य खः | 1. चोर 2. क्दम्मश, 
ठग 3. भिखारी का कटोरा 4. खोपड़ी 5. मिट्टी का 
फूटा हुआ बर्तम ठीकरा 6. छाता । 

खर्चरिका, खर्परी | खर्पर--अच्‌--छीषू,-- कन्‌ -- टाप्‌, 
हृस्व, खर्पर--डीष्‌ ] एक प्रकार का सुर्मा । 

खर्च (बं) (म्बा० 'पर०--खर्वति खवित) 1. जाना, 
फिरना, चलना 2. घमंड करना । 

खब-(बं) (वि०) [ खबं (नं) 1-अच्‌ ] 1. बिकलांग, 
अषाहज, अपूर्ण (अंगहीन) 2. ठिंगना, ओछा, कद में 
छोटा,---ब॑:,--बंन्‌ दस अरब की संख्या । सम० 
¬ शाख (वि०) ठिंगना, ओछा, छोटा । 

खबंट:,-टम्‌ [ खवं,+-अटन्‌ ] 1. नगर जिसमें पेठ भरती 
हो, मंडी 2. पहाड़ की तराई का गाँव । 

खल्‌ (म्वा० पर०--खर्लात, खलित) 1. चलना-फिरना, 
हिलना-जुलना 2. एकत्र करना, संग्रह करना । 

शक:-लम्‌ [खल्‌-+-अच | 1. खलिहान-मनु ० ११११७, ११४ 


( ३२५ ) 


याज्ष० २२८२ 2. षृथ्वी, भूमि 3. स्थान, जगह 
4. धल का ढेर 5. तलछट, गाद, तेल आदि के नीचे 
जमा हुआ मेल,--ल: दुष्ट या शरारती आदमी--सर्प 
क्रूरः खल: क्र: सर्पात्‌ क्र्रतरः खलः, मन्त्रीषधिवश 
सर्प:, खलः केन निवायंते--चाण० २६, विषघरतोऽ 
प्यतिविषमः खल इति न मषा वदन्ति विद्वांसः, यदयं 
नकुलद्वेषी सकुलद्वेषी पुनः पिशुनः -वासव० [खलीकृ 
1. कुचलना 2. घायल करना या क्षति पहुँचाना 
3. दुर्व्यवहार करना, घृणा करना-परोक्षे खलीकृतोऽयं 
झूतकार:---मुच्छ ० २) सम०--डक्ति: (स्त्री०) दुर्वचन 
दुर्भाषण,--धान्यम्‌ खलिहान,-षुः (पुं स्त्री») झाड 
देने वाला, साफ करने वाला,--मू्लि: पारा,-- संसर्ग 
दुष्टों की संगति । 
खलक: [ख -+-ला + क कन्‌ | घडा । 
खलति (वि०) [ स्खलन्तिकेशा अस्मात्‌-स्खल्‌-+-अतच्‌ 
नि० साधु: } गंज सिर वाला, गंजा-यूवखलतिः । 
खलतिक: [खलति +-कं-+क] पहाड़ । 
खलि:,--लो (स्त्री०) खिल--इन्‌] तेल की तलछट, खली 
स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलखलीमिन्घनेइचन्द- 
नाद्चैः---भर्तृ० २।१०० । 
खलि (लो) नः,- -नम्‌ [ खे अश्वमुखछिद्रे लीनम्‌--पृषो 
वा हस्वः ] लगाम का दहाना, लगाम की रास । 
खलिनो [खल्‌ 4-इनि+- डीप्‌] खलिहानों का समूह । 

- खलींकार:,--क्ृति: ( स्त्रीश) [ खल+-च्वि+ कृञ-घन्‌ 
क्तिन वा] 1. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 2. दुर्व्ये- 
वहार--शा० १।२५ 3. अनिष्ट, उत्पात । 

खल्‌ (अव्य०) [ खल्‌ + उन्‌ बा० ] यह अव्यय निम्नांकित 
अर्थो को प्रकट करता हँ--1. निस्सन्देह, निश्चय ही, 
अवश्य, सचमुच--मागे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति 
--श० ४1१४, अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः-विक्रम० 
१, न खल्वनिजित्य रध्‌, कृती भवान्‌--रघु० ३।५१ 
2. अनुरोध, अनुनय-विनय प्रार्थना--न खलु न खलू 
बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌--श० १।११, न खलु न 
खल्‌ मुग्धे साहसं कार्यमेतत्‌ --नागा० ३ 3. पूछताछ 
-न खल्‌ तामभिक्रुद्धो गुरुः_विक्रम० ३, (न्=किमभि- 
क्रुद्धो. गुरुः) न खल्‌ विदितास्ते तत्र निवसन्तश्चाणक्यहत- 
केन--मुद्रा० २, न खलूग्ररुषा पिनाकिना गमितः सोऽपि 
सुहृद्गतां गतिम्‌--कु० ४।२४ 4. प्रतिषघ (क्रियात्मक 
संज्ञाओं के साथ)--निर्घारितेऽर्थे लेखेन खलक्त्वा खलु 
वाचिकम्‌ -शि० २।७० 5. तर्क--नविदीर्य कठिना 
खलू स्त्रिय:--कु० ४५, (गण० कार इसे विषाद के 
निदर्शन के रूप में उद्धत करता है)- विधिना जन एष 
वञ्चितस्त्वदवीनं खल्‌ देहिनां सुखम्‌ - ४।१० 6. कभी 
कभी 'खल्‌' पूरक की भाँति भर्ती कर दिया जाता है 
7. कभी कभी वाक्याळंकार की तरह प्रयुक्त होता हे । 


खरूच (प्‌.०) [खम्‌ इन्द्रियं लुज्चति हन्ति इति-व--लुञ्च्‌ 
+ क्विप्‌ | अन्धकार । 

खलरिका परेड का मैदान जहाँ सैनिक लोग कवायद करें। 

खल्या [खिल--यत्‌--टाप्‌] खलिहानों का समूह । 

खल्लः [खल्‌ +-क्विप्‌, तं लाति--खल्‌---ला--क]1. खरल 

जिसमें डाल कर औषधियाँ पीसी जायं, चक्की 

2. गढ़ा 3. चमड़ा 4. चातक पक्षी 5. मशक । 

खल्लिका [खल्ल +-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] कढ़ाई । 

खल्लि (लो) ट (वि०) [खल्ल +-इन्‌+-टल्‌+-ड, खल्लि+- 
डीष्‌ {टल्‌ +-ड] गंजे सिर वाला । 

खल्वाट (वि०) [ खल्‌--वाट उप० स० | गंजा, गंजे सिर 
वाला--खल्वाटो दिवसेश्‍वरस्य किरणैः सन्तापितो 
मस्तके--भतुं ० २।९०, विक्रमांक० १८।९९ । 

खश: (ब० व०) भारत के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश 
तथा उसके अघिवासी--मनु० १०।४४ | 

सशरः ( ब० व० ) एक देश सथा उसके अधिवासियों का 
नाम । 

खष्प: [लन्‌ +-प नि० नस्य षः] 1. क्रोध 2. हिंसा, निष्ठु- 
रता । 

खस: [खानि इन्द्रियाणि स्यति निइचलीकरोति--ख-ञ+ सो 
--क] 1. खाज, खुजली 2. एक देश का नाम दे० 
खश । 

खसूचि: (पु०, स्त्री) | खञ-सूच्‌य-इ ] 1. अपमानसूचक 
अभिव्यक्ति (समास के अन्त में) वैयाकरण खसूचिः 
--जो व्याकरण अच्छी तरह न जानता हो या भूल 
गया हो । 

खस्खस: [खस प्रकारे द्वित्वम्‌, पृषो० अकारलोपः] पोस्त । 
सम० - रसः अफ़ीम । 

खाजिक: [खाज|-ठन्‌] तला हुआ या भूना हुआ अनाज । 

खाद (त्‌) (अव्य०) गला साफ करते समय होने वाली 
ध्वनि, खात्कृु खखारना । 

खाट:,--ठा,--टिका,-टी (स्त्रीश) [| ख--अट्‌+-घञ्ञः 
स्त्रियां टाप--खाट+ कन्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌, खाट डीप्‌] 
अर्थी, टिक्टी जिस पर मूर्दे को रख कर चिता तक ले 
जाते हुँ । 

खाष्डव [खणड -|-अण्‌+-वा+-क] खांड, मिश्री,--वम्‌ कुरु- 
क्षेत्र प्रदेश में विद्यमान इन्द्र का प्रिय वन जिसे अर्जून 
और कृष्ण की सहायता से अग्नि ने जला दिया था । 


सम०--प्रस्थः एक नगर का नाम । 
खाण्डविकः, खाष्डिक: [खाण्डव-{-ठन्‌, ` खण्ड-{-ठन्‌] 
हलवाई । 


खात (वि०) [खन्‌+-क्त] 1. खुदा हुआ, खोखला किया 
हुआ 2. फाड़ा हुआ, चीरा हुआ,--तम्‌ 1. खु दाई 
2. सूराख्‌ 3. खाई, परिखा 4. आयताकार तालाब । 
सम०- भू: (स्त्री) खाई, परिखा । 


( ३२६ ) 


खातकः [खात-|-कन्‌] 1. खोदने वाला 2. कजंदार,- कम्‌ 
खाई, परिखा । 

खाता [खात-- टाप्‌] बनाया हुआ तालाब । 

खातिः (स्त्री०) [खन्‌--क्तिन्‌] खुदाई, खोखला करना । 

खात्रम्‌ | खन्‌ +-प्ट्रन्‌, कित्‌ | 1. कुदाली 2. आयताकार 
तालाब 3. धागा 4. वन, जंगल 5. विस्मयोत्पादक 
भय । 

खाद (म्वा० पर०- खादति, खादित) खाना निगल लेना, 
खिलाना, शिकार करना, काट लेना--प्राकपादयो: 
पतति खादति पृष्ठमांसम्‌ ---हि० १।८१, खादन्मांसं न 
दुष्यति मनु० ५।३२, ५३, भट्ठि० ६६, ९।७८, 
१४।८७, १०१, १५1३५ | 

खादक (वि०) (स्त्री०- दिका) [खाद--ण्वुल्‌] खाने वाला 
उपभोग करने वाला,--क: कर्जदार । 

खादनः [खाद्--ल्युट्‌] दाँत,--नम्‌ 1. खाना, चबाना 
2. भोजन । 

खादिर (वि०) (स्त्री०--री) [खादिर-- अञ्‌] खैर वृक्ष 
का, या खैर वृक्ष की लकड़ी का बना हुंआ--खादिरं 
यूपं कुर्वति - मनु ० २।४५ | 

खादुक (वि०) (स्त्री०--की) [खाद्‌ +-उन्‌ + कन्‌] उत्पाती, 
हानिकर द्वेषपूणं । 

खाद्यभ्‌ [खाद्‌ + ण्यत्‌] भोजन, भोज्य पदार्थ । 

खानम्‌ [खन्‌ +-ल्युट्‌ | 1. खुदाई 2. क्षति। सम०--उदकः 
नारियल का पेड़ । 

खानक (वि०) (म्त्री०- निका) [ खन्‌--ण्वुल्‌ ] खोदने 
वाला, खनिक । 

खानिः (स्त्री०) [खनिरेव पृषो० वृद्धिः] खान । 

खानिकः--कम्‌ [ खान-{ ठञ्‌ ] दीवार में किया हुआ छेद, 
दरार, तरेड़ । 

खानिलः [ खान इलच्‌ बा० ] घर में सँघ लगाने वाला । 


खारः,--रिः, (स्त्री०---री) [ खम्‌ आकाशम्‌ आधिक्येन 
ऋच्छति-ख -- ऋ + अण्‌, ख-+-आ+-रा+-क+-डीष्‌ 
वा हस्वः ] १६ द्रोण के बराबर अनाज का माप। 

खारिपच (वि०) [ खारिम्‌+-पच्‌+ खश्‌ ] एक खारी-भर 
अनाज पकाने वाळा । 

खार्वा (स्त्री०) त्रेतायुग, दूसरा युग । 

खिङ्करः (स्त्री ०-री) [ खिम्‌ इति शब्दं किरति - खिम्‌ -|- 
कृ--क पृषो० | 1. लोमड़ी 2. खाट या चारपाई का 
पाया । 

खिद्‌ | (भ्वा०, तुदा० पर०-सिन्दति, खिन्न) प्रहार करना, 
खींचना, कष्ट देना !। (दिवा० रुधा०, आ०-- खिद्यते, 
“वन्ते, खिन्न) 1. पीडित होना, कष्ट सहना, कृष्टग्रस्त 
होना, क्लान्त होना, थकान अनुभव करना, अवसाद या 
श्रान्ति अनुभव करना-- श० ५७, कि नाम मयि 
खिद्यते गुरु:--वेणी ० १, स पुरुषों यः खिद्यते नेन्द्रिये: 


"हिं २1१४१, पराभूह-शा० ३।७, भट्टि० १४।१०८, 
१७।१० 2. डरना, त्रस्त करना, (प्रेर०) । परि--- 
पीडित होना, कष्ट सहना, दुःखी या क्लांत होना 1 

खिदिरः [ खिद्‌ञ-किरच्‌ ] 1. संन्यासी, 2: दरिद्र 3. चन्द्रमा । 

खिन्न (भू क० ०) [ खिद्‌-{-क्त ] 1. अवसाद प्राप्त, 
कण्ट ग्रस्त, उदास, दुःखी, पीडित--गुरुः खेदं खिन्ने 
मयि भजति नाद्यापि कुरुषृ-वेणी० १।११, अनङ्गवाण- 
ब्रणखिन्नमानसः-- गीत० ३ 2. क्लाम्त, थका हुआ, 
श्रान्त--खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि 
यत्र--मेघ० १३, ३८, तयोपचारांञ्जलिखिन्नहस्तया 
णारघु० ३।११, चौर० ३।२०, शि० ९।११। 

खिलः,--लम्‌ [खिल्‌-क] 1. ऊसर भूमि या परती जमीन 
का टुकड़ा, मरुभूमि, वृक्षहीन भूमि 2. अतिरिक्त सूक्त 
जो किसी मूलसंग्रह में जोड़ा गया हो--मनु ० ३।२३२ 
3. सम्पूरक 4. संग्रहग्रंथ या संकलित ग्रंथ 5. खोखला- 
पन, शून्यता ('खिल' का प्रयोग भू या कृ के साथ भी 
होता है-- खिलीभू अगम्य होना, बन्द होमा, अनभ्यस्त 
रहना--खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि--- कु० 
२।४५, खिलोकृ (क) रोकना, बाधा डालना, अगम्य 
वनाना, रोकना--रघु० ११।१४, ८७ (ख) परती 
छोड़ना, उजाड़ना, पूर्णतः नष्ट कर देना--विपक्षमखि- 
लीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा--शि० २।३४। 

खुङ्गाहः [ खुम्‌ इत्यव्यक्तशन्दं कृत्वा गाहते--खुम्‌ }-गाह 
ज-अच्‌ ] काला टट्टू या घोड़ा । 

क्षुरः [ खुर+क ] 1. सुम--रघु० १।८५, २।२, मनु० 
४॥६७ 2. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य 3. उस्तरा 
4. खाट का पाया। सम०--आधातः,--क्षेप: लात 
मारना, -णस्‌,--णस (वि०) चिपटी नाक वाला, 
"पदवी धोड़े के पदचिल्व,--प्र: अर्धगोलाकार नोक 
का वाण--दे० क्षुरप्र । 

ख्रली [ खुरे: सह लाति पौनः पुन्येन यत्र--खूर--ला--क 
ना डीष्‌ ] (शस्त्र तथा घनुष आदि का) सैनिक अभ्यास 
= अस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणानाम्‌--महावी० २1३४, 
दूरोत्पतनखुरलीकेलिजनितान्‌---५।५ । 

खुरालकः [खुर इव अलति पर्याप्नोति--खुर--अल्‌--ण्वुल्‌] 
लोहे का बाण । 

खुरालिक: [ खुराणाम्‌ आलिभिः कायति प्रकाशते--खुरालि 
+ के+क.] 1 उस्तरा रखने का घर 2. लोहे का 
तीर 3. तकिया । 

खुल्ल (वि०) [= क्षुल्ल, पृषो० ] छोटा, ओझा, अघम, 
नीच - दे० क्षुद्र । सम० . तातः चाचा । 

खेचर दे० 'खचर' । 

खट: [ खे अटति  अद्‌--अच्‌, खिच्‌ -|- अचू वा ] 1. गाँव, 
छोटा नगर, पुरखा 2. कफ 3. बलराम की गदा 
4. घोड़ा (वि० समासान्त 'खेट' सदोषता तथा हास 


( ३२७ ) 


को प्रकट करता है जो 'अभागा' या 'कंबख्त' आदि शब्दो 
से पुकारा जा सकता हे, नगरखेटम्‌ अभागा नगर) 
'खेऽट' के लिए देखें ख के नीचे । 

खेटितानः,--लः [ खिट्‌+-इन्‌ न्न्खेटि, खेटिः तानोऽस्य, 
तालोऽस्य वा ] वैतालिक, स्तुतिपाठक जो गृहस्वामी को 
गा वजा कर जगाता है । 

खेटिन्‌ (पुं०) [ खिट्‌+-णिनि | दुराचारी, दुश्चरित्र । 

खेदः [ शिद्‌ घञा ] 1. अवसाद, आलस्य, उदासी 
2. थकान, श्रान्ति-अलसलूलितमुग्बान्यघ्वसंजातखेदात्‌ 
--उत्तर० १।२४, अध्वखेद नयेथाः-- मेघ० ३२, रघु० 
१८।४५ 3. पीडा, यन्त्रणा--अमरु ३ 4. दुःख, शोक 
---गुरुः खेदं खिन्न मयि भजति नाद्यापि कुरुपु - -वेणी ० 
१।११, अमरु ५३। 

खेयम्‌ [ खन्‌+-क्यप्‌, इकारादेशः] खाई, परिखा, यः पुल । 

खेल (म्वा० पर०- खेलति, खेलित) 1. हिलाना, इघर- 
उधर आना जाना 2. कांपना 3. खेलना । 

खेल (वि०) [ खेल्‌+-अच्‌ ] खिलाड़ी, रसिया, क्रीडापूर्ण 
रघु ० ४२२, विक्रम० ४।१६, ४३। 

खेलनम्‌ [ खेल्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. हिलाना 2. खेल, मनोरंजन 
3. तमाशा । 

खेला [ खेल्‌ |-अ :-टाप्‌ ] क्रीडा, खेल । 

खेलिः (म्त्री०) [ खे आकाशे अलति पर्याप्नोति खे ]- 
अल्‌-इन्‌ | 1. क्रीडा, खेल 2. तीर । 

खोटिः (स्त्री) [ खोद्‌+-इन्‌ ] चालाक और चतुर स्त्री । 

खोड (वि०) [ खोड --अच्‌ | विकलांग, लंगडा, पंगू । 

खोर (ल) (वि०) [ दोर्‌ (ल)--अच्‌ ] पंगु, लंगडा । 

खोलकः | खोल--कन्‌ ] 1. पुरवा 2. बांबी 3. सुपारी का 
छिलका 4. डेगची । 

खोलि [ खोल ‡-इन्‌ ] तरकस। 

ख्या (अदा० पर०- (आर्धधातुक लकारों में आ० भी) 
--ख्याति, ख्यात) कहना, घोषणा करना, समाचार 
देना (संप्र० के माथ) कर्म०- ख्यायते 1. कहलाना 
--भट्टि> ६।९७ 2. प्रसिद्ध या परिचित होना,--प्रेर ० 
--ख्यापयति--त्ते 1. ज्ञात कराना, प्रकथन करना 
--मनु० ७।२०१ 2. कहना, घोषणा करना, वर्णन 


ग (वि०) [गं+-क] (केवल समास के अन्त में प्रयुक्त) 
जो जाता है, जान वाला, गतिमान्‌ होने वाला, ठह- 
रने वाळा, शेष रहने वाला, मैथुन करने वाला, -गः 
1. गन्धर्व 2. गणेश का विशेषण 3. दीर्घ मात्रा (गुरु 


करना--भतृं० २।५९, मनु ० ११1९९ 3. स्तुति करना, 
प्रख्यात करना, प्रशंसा करना । अभि-.-, (कर्म०) 
ज्ञात होना, प्रे» घोषणा करना, प्रकथन करना, आ-- 
1. कहना, घोषणा करना, समाचार देना (प्रायः संप्र० 
के साथ),--ते रामाय वधोपायमाचस्युविबुधद्विषः-- 
रघु० १५५, ४१, ७१, ९३; १२४२, ९१; भग० 
११।३१, १८।६३, (कभी कभी संबं ० के साथ-आख्याहि 
भद्रे प्रियदर्शनस्य) पंच० ४।१५ 2. घोषणा करना, 
व्यक्त करना 3. पुकारना, नाम लेना--रघु० १०।५१, 
मनु० ४।६ परि--,सुपरिचित, होना, परिसम्‌-_,गिनती 
करना, प्र---,सुपरिचित होना, प्रत्या-, 1. मुकर जाना 
2. इंकार करना, मना करना, अस्वीकार करना 3. मना 
करना, प्रतिषेष करना 4. वर्जित करना 5. पीछे छोड़ 
देना, आगे बढ़ जाना--मालवि० ३।५, वि- सुपरि- 
चित या प्रसिद्ध होना, व्या-, 1. कहना, समाचार देना, 
घोषणा करना--भट्टि० १४।११३ 2. व्याख्या करना, 
वर्णन करना--रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि 
--महा० 3. नाम लेना, पुकारना--विद्वदवन्दर्वीणावाणी 
व्याख्याता सा विद्युन्माला -- श्रुत? १५, सम्‌--,गिनना, 
गणना करना, हिसाब लगाना, जोड़ना तावन्त्येव च 
तत्त्वानि साङ्ख्यैः सर्ङ्यायन्ते-शारी० । 

ख्यात (भू० क० कृ०) [ ख्यान-क्त ] 1. ज्ञात--रघु० 
१८।६ 2. नाम लिया गया, पुकारा गया 3. कहा गया 
4. विश्रुत, प्रसिद्ध, बदनाम । सम०--गहण (वि०) 
कुख्यात, दुष्ट, बदनाम । 

श्याति: [ ख्या--क्तिन्‌ ] विश्रुति, प्रसिद्धि, यश, कोति, 
प्रतिष्ठा- मनु० १२।३६, पंच० १।३७१ 2. नाम, 
शीर्षक, अभिधान 3. वर्णन 4. प्रशंसा 5. (दर्शन० में) 
ज्ञान, उपयुक्त पद द्वारा वस्तुओं का विवेचन करने की 
शक्ति--शि० ४५५ । 

ख्यापनम्‌ [ख्या--णिच्‌ --ल्युट] 1. घोषणा करना, (रहस्य 
का) उद्घाटन करना 2. अपराध स्वीकार करना, 
मान लेना, सार्वजनिक घोषणा करना-मनु ० ११।२२७ 
3. विख्यात करना, प्रसिद्ध करना । 


ग 


| शब्द का संक्षिप्त रूप, छन्द: शास्त्र में),--गम्‌ 

गायन । 
गगनम्‌--णम्‌ [ गच्छन्त्यस्मिन्‌--गम्‌--ल्युट्‌, ग आदेश: ] 
(कुछ लोग 'गगण' को अशुद्ध समझते है जैसा कि एक 


( ३२८ ) 


लेखक का कथन है--फाल्गुने गगने फेने णत्वमिच्छन्ति 
बर्बरा') 1. आकाश, अन्तरिक्ष--अवोचदेनं | 
स्पृशा रघुः स्वरेण--रघु० ३।४३, गगनमिव नष्टतारम्‌ 
--पंच० ५।६, सोऽयं चन्द्रः पतति गगणात्‌ - श० ४, 
अने० पा०, शि० ९२७ 2. (गण० में) शून्य 
3. स्वर्ग । सम०-- अग्रम्‌ उच्चतम आकाश,--अङ्कना 
स्वर्गीय परी, अप्सरा,- अध्वगः 1. सूर्य 2. ग्रह 3. स्व- 
मीय प्राणी,-अम्बु (नप्‌०) वर्षा का पानी,--उल्मुकः 
मंगलग्रह, - कुसुमम्‌,-- पुष्पम्‌ आकाश का फूल अर्थात्‌ 
अवास्तविक वस्तु, असंभावना, दे० 'खपुष्प',--गतिः 
1. देवता 2. स्वर्गीय प्राणी-- मेघ० ४६ 3. ग्रह,-- चर 
('गगनेचर' भी) (वि०) आकाश में घूमने वाला 
( - रः) 1. पक्षी 2. ग्रह 3. स्वर्गीय आत्मा,-- ध्वज: 
1. सूर्यं 2. बादल,- सद्‌ (वि०) अन्तरिक्ष में रहने 
वाला (पु०) स्वर्गीय जीव--शि० ४५३,--सिन्धु 
स्त्री०) गंगा की उपाधि, -- स्थ,--स्थित (वि०) 
आकाश में विद्यमान, --स्पर्शन: 1. वायु, हवा 2. आठ 
मरुतों में से एक । 


गङ्गा [ गम्‌ +-गन्‌+- टाप्‌ ] 1. गंगा नदी, भारत की पवित्र- 


तम नदी,--अधोऽघो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
---भर्तृँ० ३1१०, रघु० २।२६, १३।५७, (इसका 
उल्लेख ऋग्वेद० १०।७५।५ में दूसरी नदियों के साथ 
२ मिळता है) (इसके अतिरिक्त और दूसरी नदियों 
के लिए भी जो भारत में पावन समझी जाती हैं, यह 
शब्द कभी २ प्रयुक्त किया जाता है) 2. गंगा देवी के 
रूप में मूर्त गंगा (हिमवान्‌ पर्वत की ज्येष्ठ पुत्री गंगा 
है, कहते हैं ब्रह्मा के किसी शाप के कारण गंगा को 
इस धरती पर आना पड़ा जहाँ वह शंतनु राजा की 
पत्नी बनी; गंगा के आठ पुत्र हुए, जिनमें भीष्म सब 
से छोटा था, भीष्म अपने आजीवन ब्रह्मचर्य तथा शौयं 
के कारण विख्यात हो गया था । दूसरे मतानुसार 
हे भगीरथ की आराधना पर इस पृथ्वी पर आई, 
दे० 'भगीरथ' और 'जहनु' और तु० भर्तृ०- ३१० ) 
सम० --अम्बु,--अम्भस्‌ (नपुं०) 1. गंगाजल 2. वर्षा 
का विशुद्ध जल (जैसा कि आश्‍विन मास में बरसता 
है) “अवतार: 1. गंगा का इस पृथ्वी पर पदार्पण-भगी- 
रथ इव दृष्टगङ्कावतारः-का० ३२, (यहाँ इस शब्द का 
अर्थ --स्नान के लिए गंगा में उतरना भी है) 2. पुण्य 
स्थान का नाम, --उद्भूंदः गंगा का उद्गम स्थान, 
क्षेत्रम्‌ गंगा तथा उसके दोनों किनारो का दो २ 
कोस तक का प्रदेश, --चिल्ली एक जलपक्षी, -ज: 
1. भीष्म 2. कातिकेय,-दत्त: भीष्म का विशेषण,-द्वारम्‌ 
समतल भूमि का वह स्थान जहाँ गंगा प्रविष्ट होती है 
(हरिद्वार भी उसी स्थान को कहते हैं), धरः 
1. शिव का विशेषण 2. समुद्र, "पुरम्‌ एक नगर का | 


नाम,--पुत्र: 1. भीष्म 2. कातिकेय 3. एक संकर जाति 
जिसका व्यवसाय मुर्दे ढोना है 4. गंगा के घाट पर 
बैठने वाला पंडा जो तीर्थयात्रियो का पथप्रदर्शन 
करता है, -भृत्‌ (पुं०) 1. शिव 2. समुद्र, -भध्यम्‌ 
गंगा का तल भाग,--यात्रा 1. गंगा नदी पर जाना 
2. रोगी को गंगातट पर इसलिए ले जाना कि वहीं 
उसकी मृत्यु हो,--सागरः वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र 
से मिलती हँ,- सुतः 1. भीष्म का विशेषण 2. काति- 
केय का विशेषण, णह: एक तीथे स्थान का नाम ! 

गङ्गाका, गङ्गका, गङ्गिका [ गङ्गा ]-कन्‌ -- टापू, हुस्वो 
वा, पक्षे इत्वम्‌ अपि ] गंगा । 

गड्भोल: एक रत्न जिसे गोमेद भी कहते है । 

गच्छः [ गम्‌--श ] 1. वक्ष 2. (गण० में) प्रक्रम का समय 
(अर्थात्‌ राशियों की संख्या) । 

गज्‌ (म्वा० पर०--गजति गजित) 1. चिघाडना, दहाड़ना 
~ जगजुर्गजा:-भट्टि० १४५ 2. मदिरा पीकर मस्त 
होना, व्याकुल होना, मदोन्मत्त होना । 

गज: [ गज्‌-- अच्‌ | 1. हाथी --कचाचितौ विष्वगिवागजौ 
गजौ---कि० १1३६ 2. आठ की संख्या 3. लम्बाई की 
माप, गज (परिभाषा-साधारणनरांगुल्या त्रिशदंगुलको 
गजः) 4. एक राक्षस जिसे शिव ने मारा था । सम० 
अग्रणी (१०) 1. सर्वश्रेष्ठ हाथी 2. इन्द्र के हाथी 
ऐरावत का विशेषण, अधिपतिः हाथियों का 
स्वामी, उत्तम हाथी, - अध्यक्षः हाथियों का अधीक्षक, 
~अपसदः दुष्ट या बदमाश हाथी, सामान्य या नीच 
नसल का हाथी- अशनः अश्वत्थ वृक्ष (-- नम्‌) 
कमल की जड़,--अरि: 1. सिह 2. शिव जिसने गज 
नामक राक्षस को मारा था,-- आजीवः हाथियों से जो 
अपनी जीविकोपार्जन करता हुं, महावत,-- आननः, 
आस्यः गणेश का विशेषण,-- आयुर्वेद: हाथियों की 
चिकित्सा का विज्ञान,-आरोहः महावत,--आह्वम्‌ 
~" आह्वयम्‌ हस्तिनापुर,-- ईन्द्र: 1. उत्तम हाथो, गजः 
राज--कि रुष्टासि गजेन्द्रमन्दगमने -ऽुङ्गार० ७ 
2. इन्द्र का हाथी ऐरावत, “कर्ण: शिव का विशेषण, 
--कन्दः खाने के योग्य एक बड़ी जड़,--कर्माशिन्‌ 
(पुर) गरुड़,--गतिः (स्त्री०) 1. हाथी जैसी मंद 
चाल, हाथी की सी चाल वाली स्त्री,--गामिनी हाथी 
की सी मन्द तथा गौरवभरी चालवाली स्त्री,--दष्न, 
--इयस (वि०) हाथी जैसा ऊंचा,-दन्तः 1. हाथी 
का दांत 2. गणेश का विशेषण 3. हाथीदांत 4. खूंटी 
या ब्रैकेट जो दीवार में लगा हो, “मय (वि० ) हाथी- 
दांत से बना हुआ,-- दानम्‌ 1. हाथी के गण्डस्थल से 
बहने वाला मद 2. हाथी का दान,--नासा हाथी का 
गंडस्थळ, --पतिः 1. हाथियों का स्वामी 2. विशाल- 
काय हाथी--शि० ६1५५ 3. सवंश्रेष्ठ हायी,-पृद्धवः 


( ३२९ ) 


एक विशालकाय श्रेष्ठ हाथी---गजपुद्धवस्तु, घीरं 
विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते--भत ० २।३१,--पुरम्‌ 
हस्तिनापुर,--बन्धनी,-बन्धिनी, हाथियों का अस्तबल, 
--भक्षक: अश्वत्थ वृक्ष,--सण्डनम्‌ हाथी को सजाने 
का आभूषण, विशेषकर हाथी के मस्तक की रंगीन 
रेखाएँ,--मण्डलिका,--माण्डली हाथियों की मंडली, 
तमाचलः सिह,--मुक्ता,- मोक्तिकम्‌ मोती जो 
हाथी के मस्तक सें निकला हुआ माना जाता है, 
-मुखः,-वक्त्रः,-बदनः गणेश का विशेषण, 
--मोटन: सिह,--यूथम्‌ हाथियो का झुँड--रघ्‌ ० ९। 
७१,--योधिन्‌ (वि०) हाथी पर बैठकर युद्ध करने 
वाला,--राज: उत्तम या श्रेष्ठ हाथी,--बज: हाथियों 
का दल,- शिक्षा हस्तिविज्ञान,--साह्वयम्‌ हस्तिनापुर, 
-र्‍स्नानम्‌ (शा०) हाथी का स्नान करना, (आलं०) 
हाथी के स्नान के समान और निरिफल प्रयत्न (हाथी 
स्नान करके अपने ऊपर धूल डाल लेता हु) तु० 
--अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्तानमिव क्रिया--हि० 
१।१८। 

गजता [गज+-तल्‌] हाथियों का संमूह । 

गजवत्‌ (वि०) | गज-- मतुप्‌ ] हाथियों को रखने वाला 
--रघु० पोर] 

गञ्ज्‌ (भ्त्रा० पर० - 
शब्द करना । 

गञ्जः | गंज्‌ + घञ्‌ ] 1. खान 2. खजाना 3. गोशाला 
4. मंडी, अनाज को मण्डी 5. अनादर, तिरस्कार,--जा 
1. झोपड़ी, पर्णशाल। 2. मघशाला 3. मदिरापात्र । 

गञ्जन (वि०) [ गञ्ज्‌ +ल्युट्‌ | क्षुद्र समझना, लज्जित 
करना आग बढ़ जाना, सर्वश्रेष्ठ होना-- स्थलकमल- 
गञ्जनं मम हूदयरञ्जनं (चरणद्वयम्‌) गीत० १० 
अलिकुलगञ्जनमञ्जनकम्‌--१२-नेत्रे खञ्जनगञ्जने 
--सा० द० 2. पराजित करना, जीतना --कालियः 
विषघरगञ्जन--गीत० १। 

गञ्जिका [ गञ्जा+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मधुशाला 
मदिरालय । 

यड्‌ (भ्वा० पर० --गडति, गडित) 1. खींचना, निकालना 
2. (तरल पदार्थ की भाँति) बहना । 

गड: | गड्‌ +-अच्‌ | 1. पर्दा 2. बाड़ 3. खाई, परिखा 
4. रुकावट 5. एक प्रकार की सुनहरी मछली । सम० 

उत्थम्‌, - देशजम्‌,-लवणम्‌ पहाड़ी नमक, विशेषत 

वह जो गड प्रदेश में पाया जाता 

गड्यन्तः, गडयित्नुः [ गड्‌ +-णिच्‌ -- झवन , 
बादल । 

गडि: [ गड्‌ + इन्‌ | 1. बछडा 2. मद्रा बैछ-- गुणानामेव 
दौरात्म्याद्धरि वर्यो नियुज्यते, असंजातकिणस्कन्वः 
सुखं स्वपिति मोर्गेडिः--काव्य० १०। 
४२ 


गञ्जति) विशेष ढंग से ध्वनि करना, 


इत्नुच्‌ वा | 


गड (बि०) [गड्‌-उन्‌] बेडौल, कुबडा,-- डुः 1. पीठ पर 
कबड़ 2. नेजा 3. जलपात्र 4. कखबा 5. गलगणष्ड 
निरर्थक बस्तु--दे० अन्तर्गडु । 

गडकः [मड +-के-{- क] 1. जलपात्र 2. अंगूठी । 

गड्र,--ल (बि०) | गडु+-ल बा० र ] कुबड़ा, बंडौल, 
मुड़ा हुआ । 

गडेरः [गड्‌ -एरक्‌] बादल । 

गडोल: [गड्‌ +ओरूच्‌] 1. मुंहभर 2. कच्ची खांड ! 

गुरः, -लः [गड्‌ -+-डर, डल वा] भेड़ । 

गड्डरिका [ गडुरं मेषमनुघात्रति+-ठन्‌ ] 1. भेड़ों की पंक्ति 
2. अविच्छिन्न पंक्ति, नदी, धारा, “क्र्बाह: “मेडिया - 
चसान' इसका तात्पर्य हैं, भेड़ों के रेवड़ की भांति 
अंधानुसरण करना--तु० इति गइरिकाप्रवाहे्णषां 
भेंदः--काव्य० ८ । 

गड्डुक: [ गड्क पृषो० ] सोने का बर्तन । 

गण्‌ (चुरा० उभ०- गणयति-ते, गणित) 1. .गिनना, 
गिनती करना, गणना करना--लीलाकमसलषत्राणि 
गणयामास पार्वती--कु० ६।८४, नामाक्षरं गणय 
गच्छसि यावदन्तम्‌ --श० ६११ 2. हिसाब ऊगाना, 
संगणना या संख्या करना 3. जोड़ना, संपूर्ण जोड़ 
लगाना 4. अन्दाज लगाना, मल्य निर्धारण करना 
(करण० के साथ)-न `तं तृणेनापि गणयामि 5. श्रेणी 
में रखना, कोटि में गिनना--अगष्यतामरेषु--दश० 
१५४ 6. हिसाब में लमाना, विचारना--वाणीं काण- 
भुजीमजीगणत्‌-मल्लि० 7. ध्यान देना, विचार करना, 
सोचना--त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌-रघु० 
८।६९, ५। २०, ११1७५, जातस्तु गष्यते सोऽत्र यः 
स्फुरत्वन्वयाधिकम्‌-पंच० १।२७, किशल्यतल्पं गणयति 
विहितहुताशविकल्पम्‌-गीत० ४ 8. लगाना, आरोपण 
करना, मत्ये मढ़ना (अधि० के साथ) जाड्यं ह्वीमति 
गण्यते-भतृ० २।५४ 9. ध्यान देना, खयाल करना, 
मन लगाना-- प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य 
- विक्रम० ४।१३ 10. (निषेघात्मक अव्यय के साथ) 
उपेक्षा करना, ध्यान न देना--न महान्तमपि क्लेशम- 
जीगणत्‌-का० ६४, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति 
दुःखं न च सुखम्‌--भतुँ० २८१, ९, शा० ११०, 
भट्टि० २५३, १५।५ ४५, हि० २१४२, अघि, 
1. प्रशंसा करना 2. गणना करना, गिनना, अब---, 
अवहेलना करना, परि--, 1. गणना करना, मिनना 
2. विचार करना, ध्यान देना, सोचना-अपरिगणयन्‌ 
- मेघ० ५, प्र--, हिसाब लगाना, वि-., 1. गणना 
करना, याज्ञ० ३।१०४ 2. खयाल करना, विचार 
करना - मेध० १०९, रघु० १।८७ 3. अवहेलना 
करना---ध्यान न देना 4. विचार विमर्श करना, चितन 
करना--पंच ० ३।४३। 


( ३३० 


गणः [ गण्‌ +-अच्‌ ] 1. रेवड, झुंड, समूह, दल, संग्रह 


~गुणिगणयणनारम्भे, भगणः--आदि 2. माला, श्रेणी 
3. अनुयायी या अनुचर वर्ग 4. विशेषतः अघंदेवों का 
गण जो शिव के सेवक माने जाते हैं और गणेश के 
अधीक्षण में रहते हैं, इस गण का कोई अर्घदेव-गणानां 
त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनाम्‌ - आदि--गणा 
नमेरुप्रसवावतंसा:--कु० ११५५, ७४०, ७१, मेघ० 
३३, ५५, कि० ५११३ 5. समान उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए बना मनुष्यों का समाज या सभा 6. सम्प्र- 
दाय (दर्शन या धर्म म॑) 7. २७ रथ, २७ हाथी, ८१ 
घोड़े और १३५ पदाति सँनिकों की छोटी टोली 
('अक्षौहिणी' का उपप्रभाग) 8. (गण०) अङ्कु 9. 
चरण (छन्दः शास्त्र में) 10. (ब्या० में) धातुओं या 
शब्दों का समूह जो एक ही नियम के अघीन हो--तथा 
उस श्रेणी के पहले शब्द पर जिसका नाम रक्खा गया 
हो उदा० भ्वादिगण अर्थात्‌ 'भू' से आरम्भ होने 
वाली धातुओं की श्रेणी 11. गणेश का विशेषण । सम० 
“अग्रणी (पुं०) गणेश,---अखल. कंलास पहाड़ जिस 
पर शिव के गण रहते है,--अधिप:--अधिपति: 
1. शिव-शि० ९।२७ 2. गणेश 3. सैन्य दल का मुखिया 
सेनापति; शिष्यो के समूह का मुखिया, गुरु; मनुष्यों 
या जानवरों की टोली का मुखिया, यूथपति,-- अन्नम्‌ 

हेभोजशाला, भोज्यपदाथं जो बहुत से समान 
व्यक्तियों के लिए बनाया जाय-मनु० ४४२०९, २१९, 
--भम्यन्तर (वि०) दल या टोळी का एक व्यक्ति 
(रः) किसी घामिक संस्था का सदस्य या नेता--मनु० 


) 


2. गणेश (गणेश, शिव और पार्वती का पुत्र हुँ, एक 
आख्यायिका के अनुसार वह केवल पार्वती का ही पुत्र 
हँ क्योंकि उसका जन्म पार्वती के शरीर के मैल से 
हुआ। यह बुद्धिमत्ता का देवता और बाधाओं को 
हटाने वाला है, और इसीलिए प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कायं 
के आरम्भ होने पर उसकी पूजा होती है तथा 
आवाहन किया जाता है उसका चित्रण प्राय: बैठी हुई 
अवस्था में किया जाता है, उसकी तोंद निकली हुई 
हैँ, चार हाथ हैं, चूहे पर सवार है तथा सिर हाथी का 
हैं, इसके सिर में दांत केवल एक है, दूसरा दांत--शिव 
जी के अन्तःपुर में प्रविष्ट होते हुए परशुराम को 
रोकने के लिए युद्ध करते समय टूट गया (इसी लिए 
गणेश को एकदन्त या एकदशन भो कहते हैं; उसका 
हाथी का सिर हुँ--इस बात पर प्रकाश डालने वाली 
अनेक कहानियाँ है। कहते हे कि गणेश ने व्यास से 
सुनकर महाभारत लिखा, व्यास ने ब्रह्मा से लिपिकार 
के रूप में गणेश की सेवाएँ प्राप्त कर ली थी) ,--पर्वत 
दे० गणाचल,-पीठकम्‌ छाती, वक्षस्थल,- - पुंगव: किसी 
वर्ग था जाति का मुखिया (व० व०) „¬ पुर्वः किसी 
जाति या वर्ग का नेता,-- भर्त (पु) 1. शिव का 
विशेषण गणभर्तुरुक्षा कि० ५।४२ 2. गणेश का 
विशेषण 3. किसी वर्ग का नेता,- भोजनम्‌ सहभोज, 
मिलकर भोजन करना, यज्ञः सामूहिक संस्कार, 
““राज्यम्‌ दक्षिण का एक साम्राज्य,--रा्रम्‌ रातों 
का समूह,-- वृत्तम्‌ दे० गणछन्दस्‌,_ हासः,-- हासकः 
सुगन्ध द्रव्य की एक जाति । 


३। १५४, -ईशः शिव का पुत्र गणपति (दे० नी० गण- | गणक (वि० ) (स्त्री०--णिका) [ गण्‌-ण्वुल्‌ ] बहुत 


पति), “जननीः पार्वती का विशेषण, भूषणम्‌ सिन्दूर, 
~-ईश्ानः,- ईश्वर: 1. गणेश का विशेषण 2. शिव 
का विशेषण, --उत्साहः गैँडा, --कार: 1. वर्गीकरण 
करने वाला 2. भीमसेन का विशेषण,--कृत्वस्‌ (अव्य० ) 
सब कालो में, कई वार,-गति: एक विशेष ऊंची संख्या, 
~ चक्रकम्‌ गुणीगण का सहभोज, ज्योनार,-- छन्दस्‌ 
(नपुं०) पादो द्वारा मापा गया तथा विनियमित छन्द, 
तिथ (वि०) दल या टोली बनाने वाला,- दीक्षा 
1. बहुतों की एक साथ दीक्षा, सामूहिक दीक्षा 2. बहुत 
से व्यक्तियों का एक साथ दीक्षा-संस्कार,---देवता: 
(ब० व०) उन देवताओं का समूह जो प्राय: टोली 
या श्रेणियों में प्रकट होते हैँ--अमर० परिभाषा देता 
है--आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः, महा- 
राजिकसाध्याइच रुद्राइच गणदेवता: ।--द्रव्यम्‌ सावे- 
जनिक संपत्ति, पंचायती माल,--धर: 1. किसी वर्ग या 
समृह का मुखिया 2. विद्यालय का अध्यापक, - नाथः, 
"नायक: 1. शिव की उपाधि 2. गणेश का विश्वेषण, 
“नायिका दुर्गा की उपाधि,-- प:,--पतिः 1. शिव 


घन देकर खरीदा हुआ,... कः 1. अङ्कगणित का ज्ञाता 
2. ज्योतिषी- - रे पान्थ पुस्तकघर क्षणमत्र तिष्ठ वैद्यो- 
ऽसि कि गणकशास्त्रविशारदोऽसि, केनौषधेन मम 
पश्यति भर्तुरम्बा कि वागमिष्यति पतिः सुचिरप्रवासी 
~-सुभा०,-- की ज्योतिषी की पत्नी । 


गणनम्‌ [ गण्‌ +णिच--त्युट्‌ ] 1. गिना, हिसाब लगाना 


2. जोड़ना, गणना करना 3. विचार करना, खयाल 
करना, ध्यान रखना 4. विशवास करना, चिन्तन 
करना । 


गणना [ गण्‌ +-णिच्‌ +-युच्‌ ] हिसाव लगाना, विचार करना 


खयाल कसना, गिनती करना - -का वा गणना सचेतनेषु 
अपगतचेतनान्यपि संघट्टयितुभलं (मदनः ) —का० 
१५७, (हमें क्या आवश्यकता है : `--- 'तु० कथा) 
मेघ० १०, ८७, रघु० ११।६४, शि० १६1५९, अमरु 
६४। सम० - गति: (स्त्री०) -- गणपति,--पति: अङ- 
गणित को जानने वाला,--महामात्र: वित्तमंत्री । 


गणशस्‌ (अव्य०) [ गण--शस्‌ ) दलों में, खेडं में, श्रेणी 


के क्रम से । 


( ३३१ ) 


गणि: (स्त्रो०) [ यण्‌ +-इन्‌ | गिनना । | 

गणिका [ गग--ठडा --टाप्‌ | 1. रण्डी, वेश्या ण्णगुणानु- 
रक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना 
“म्‌च्छ० १६, गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव 
लेष्टुका दुःखेन पुननि राक्रियते --मृच्छ० ५, निरकाशय- 
द्रविभपेतवस्‌ वियदालयादपरदिग्गणिका- - शि० ९1१० 
2. हथिनी 3. एक प्रकार का फूल । 


गणित (वि०) [ गग्‌ +-क्त ] 1. गिना हुआ, संख्यात, 
हसाव लगाया हुआ 2. खयाल किया हुआ, देखभाल 
किया हुआ-दे० गण्‌; -तम्‌ 1. गिनना, हिसाब लगाना 
2. गणना विज्ञान, गणित (इसमें अंकगणित [पाटीगणित 
या व्यक्तगणित | बीजगणित और रेखागणित सम्मि- 
लित है) -गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां ज्ञात्वा 
- मृच्छ० १।४ 3. श्रेणी का जोड़ 4. जोड़ । 
गणितिन्‌ (प्‌०) [ गणित-{-इनि ] 1. जिसने हिसाव 
लगाया हे 2. गणितज्ञ । 
गणिन (वि०) (स्त्री - नी) [ गण-{-इनि : (किन्ही 
वस्तुओं की) टोली या खेड़ को रखने वाला, इवग- 
णिन्‌, कुत्तों के झुंड को रखने वाला,--रघु० ९1५३, 
(१०) अध्यापक (शिष्यो की श्रेणी को रखने वाला)। 
गणेय (वि०) | गण्‌--एय ] गिनती किये जाने के योग्य, 
जी गिना जा सके । 
गणेरु | गण्‌ ]-एरु ] कणिकार वृक्ष (स्त्री०) 1. रंडी 
2. हथिनी । 
गणेरुका [ गणेरु+-कै--क ] 1. कुटनी, दूती 2. सेविका ।- 
गण्डः [ गण्ड-- अच्‌ | 1. गाल, कनपटी समेत मुख का 
समस्त पाश्वे-गण्डाभोगे पुलकपटलं-मा० २।५, तदीय- 
मार्द्रारुणगण्डलेखम्‌-- कु० ७८२, मेघ० २६, ९२, 
अमरु ८१, ऋतु० ४६, ६1१०, श० ६१७, शि० 
१२।५४ 2. हाथी की कनपटी-मा० १।१ 3. बुल- 
बुला 4. फोड़ा, रसौली, सूजन, फुंसी-अयमपरो गण्ड- 
स्योपरि विस्फोट:-मुद्रा ० ५, तदा गण्डस्योपरि पिटिका 
संवृत्ता--श० २ 5. गंडमाला या गर्दन के अन्य फोड़ा 
फुंसी 6. जोड़, गांठ 7. चिल्ल, घब्बा 8. गैँडा 9. मूत्रा- 
शथ 10. नायक, योद्धा 11. घोड़े के साज का एक 
भाग, आभूषण के रूप में घोड़े के जीन पर लगा 
हुआ बटन । सम०--अङ्ग गैंडा, -उपघानम्‌ तकिया 
मृदुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च--सुश्रु ०, 
“कुसुमम्‌ हाथी की कनपटी से झरने वाला मद,- - क्‌पः 
पहाड़ की चोटी पर बना कुआँ, --ग्राम: वड़ा गाँव, 
देश: - प्रदेश: गाल,--फलकम्‌ चौडा गाल - -धृतमुग्ध- 
रण्डफलकविब भूविकसङ्भिरास्यकमलैः प्रमदा:--शि० 
९।४७,-भित्तिः (स्त्री०) 1. हाथी के गंडस्थल का छिद्र 
जिससे मद झरता है 2. 'भित्ति की भांति गाल” 
अर्थात्‌ चोडे, श्रेष्ठ और प्रशस्त गाल--निधौ तदाना- 


मळगण्डभित्तिः (गजः) रघु० ५।४३, (यहाँ मल्लि- 
नाथ कहता है--प्रशस्तौ गंडौ गंडभित्ती) १२1१०२, 
~ माल:--माला कंठमाला रोग (जिसमें गर्दन की 
गिल्टियों में सूजन हो जाती है),--भूर्ख (वि०) 
अत्यन्त मूर्ख, बिल्कुल मूढ,--हिला बडी चट्टान, 
- शैल: 1. भूचाल या आंधी से नीचे गिराई गई 
विशाल चट्टान--कि० ७1३७ 2. मस्तक,--साह्वया 
नदी का नाम, (इसे “गंडकी' भी कहते है) ,-स्थलम्‌, 
स्थलों 1. गाल--गण्डस्थलेषु मदवारिषु--पंच० 
११२३. शुङ्गार० ७,.गण्डस्थलोः प्रोषितपत्रलेखाः 
¬ रघु० ६७२ अमरु ७७ 2. हाथी की कनपटियाँ । 

गण्डकः | गण्ड +-कन्‌ ] 1. गैडा 2. रुकावट, बाधा 3. जोड़, 
गांठ 4. चिह्न, धब्बा 5. फोड़ा, रसौली, फुंसी 
6. वियोजन, वियोग 7. चार कौडी के मूल्य का 
सिक्का । सम०--बती दे० गंडकी । 

यण्डका [ गंडक-+-टाप्‌ | लौंदा, पिण्ड या डली । 

गण्डको [ गण्डक--डीप | 1. एक नदी का नाम जो गंगा 
में मिल जाती हैँ 2. मादा गैंडा । सम०---पुत्र:, 
“जिला शालिग्राम (पत्थर का) । 

गण्डलिन्‌ (१०) [ गण्डल-|- इनि] शिव । 

गण्डिः [ गण्ड--इनि ] वक्ष का तना, जड़ से लेकर उस 
स्थान तक जहाँ से शाखाएँ आरम्भ होती हैँ । 

गण्डिका [गण्डक --टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. एक प्रकार का कंकड़ 
2. एक प्रकार का पेय । 

गण्डीरः [ गण्ड्‌--ईरन्‌ ] नायक, शूरवीर । 

गण्डूः हक स्त्रीश) | गण्ड+ड- ऊड ] 1. तकिया 
2. जोड़, गाँठ । 

गण्डू (स्त्री०) 1. जोड, गाँठ 2. हड्डी 3. तकिया 4. तेल । 
सम०---पद: एक प्रकार का कीड़ा, केंचुआ, “भवम्‌ 
सीसा,--पदी छोटा केंचुआ । 

गण्ड्थ:-- था [ गण्ड्‌+-ऊषन ] (पानी का) मुहभर, मुट्ठी 
पर -गजाय 'गण्डूषजलं करेणुः (ददौ)--कु० ३1३७, 
उत्तर० ३।१६, मा० ९।३४, गण्डूषजलमात्रेण शफरी- 
फर्फरायते-- उद्भट 2. हाथी के सूंड की नोक । 

गण्डोल: | गंडू+-ओलच्‌ ] 1. कच्ची खाँड़ 2. मुँहभर । 

गत (भू० क० क्‌) [ गम,--क्त ] 1. गया हुआ, व्यतीत, 
सदा के लिए गया हुआ--मुद्रा० १।२५ 2. गुजरा 
हुआ, बीता हुआ, पिछला-गतायां रात्रौ 3. मृत, मुर्दा, 
दिवंगत-कु० ४1३० 4. गया हुआ, पहुँचा हुआ, पहुँचने 
वाला 5. अन्तर्गत, अन्तःस्थित, बैठा हुआ विश्राम 
करता हुआ, सम्मिलित (बहुधा समासों में--- प्रासाद- 
प्रान्तगत:--पंच० १, बैठा हुआ; सदोगतः--रघु० 
३।६६, सभा में बैठा हुआ; इसी प्रकार आद्य” सर्व- 
गत: सर्वत्र विद्यमान 6. फँसा हुआ, घटाया गया 
आपद्गत 7. संकेत करते हुए, संबंध रखते हुए, के 


विषय में, की बावत, विषयक, संबद्ध (बहुधा समास 
मे) --राजा शकुन्तलागतमेब चिन्तयति--श० ५, 
भर्तृगतया चिस्तबा--श० ४, वयमषि भवत्यौ सखी- 
गतं किमपि पृच्छामः - श० १, इसी प्रकार 'पुत्रगतः 
* स्नेह: आदि,--तम्‌ । गति, जाना- -गतमुपरि घनानां 
वारिगर्भोदराणाम्‌ --श० ७1७, लिश १।२ 2. चाल, 
चलने की रीति--कु० १।३४, बिक्रम० ४॥१६ 
3. घटना 4. यदि समास में प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त 
हो तो इसका 'मुक्‍त' 'विरहित' 'वंचित' और “बिना 
शब्दों में अनुवाद करते हे ।. सम०--अक्ष (वि०) 
. दृष्टिहीन, अन्धा,--अध्बन्‌ (वि०) 1. जिसने अपनी 
यात्रा समाप्त कर ली हे 2. अभिज्ञ, परिचित, 
(स्त्री) चतुर्दशो से युक्‍त अमावस्या, 


पूर्वोदाह्रण या प्रथा का अनुयायी होना,--अनुगतिक 
(वि०) दूसरों की नकल करने वाला, अन्धानुयायी 
--गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाथिक:--पंच ० 
१।३४२, लोग भेडा चाल चलने वाले वा केवल अंधा- 
नुकरण करने वाले होते हैँ-म॒द्रा० ६।५, 
(वि०) जिसका अन्त समथ आ गया हे,--अर्थ (वि०) 
1. निर्धन 2. अर्थ हीन (क्योंकि अर्थ का विधान 
पहले ही किया जा चुका है) ,--असु,-जीवित,--प्राण 
(वि०) समाप्त, मृत--भग० २।११,--आगतम्‌ 
1. जाना आना, बार २ मिलर्ना---भर्तु० ३।७, भग० 
९।२१, मुद्रा ४१ 2. (ज्योतिष में) तारों का 
अनियमित मार्ग, आधि (वि०) चिन्ताओं से मुक्त, 
प्रसन्न, --आयुस्‌ (वि०) जीर्ण, निर्बल, अतिवृद्ध, 
आतवा जो ऋतुमती होने की आयु को पार कर 
चुकी हो, बुढिया,---उत्साह वि० उत्साहहीन, उदास, 
- ओजस्‌ (वि०) शक्ति या सामर्थ्यं से विरहित 
कल्मष (वि०) पाप या जुर्म से मुक्त, पवित्रीकृत, 
-क्लम (वि०) पुनः तरोताजा,-चेतन (वि०) बेहोश, 
मूछितं, चेतनाहीन, - दिनम्‌ (अव्य०) बीता हुआ 
कल, ---प्रत्यागत (वि०) जाकर वापिस आया हुआ 
मतु० ७१४६, --प्रभ (वि०) दीप्तिरहित, धुंधला 
मलिन, मद्धम या म्लान, --प्राण (वि०) जीवरहित, 
मृत,--प्राय (वि०) लगभग गया हुआ, तकरीबन 
बोता हुआ--गतभ्राया रजनी,--भतुंका 1. विघवा 
स्त्री 2. (विरल प्रयाग) वह स्त्री जिसका पति परदेश 
गया हो (==प्रोषितभर्तृका),--लक्ष्मीक (वि०) 
1. कान्ति हीन, दीप्ति से रहित, म्लान 2. घन से वञ्चित 
निर्धनोकूत, घाटे की यन्त्रणा से पीडित,-- वयस्क 
(वि०) बहुत आयु का, वृद्ध, बूढ़ा,-- वर्षः, र्षम्‌ 
बीत! हुआ वर्ष,--बर (वि०) मेल मिलाप से रहने 
वाला, पुर्नामलित,--व्यथ (वि०) पीड़ा से मुक्त, 
(वि० ) जिसका बचपन बोत गया हे, 


(वि०) 1. मृत, ध्वस्त, जीबनरहित 2. ओछा, 
-सन्नकः हाथी जिसका मद न झरता हो,-स्पृह (वि०) 
सांसारिक विषयवासनाओं से उदासीन । 


गतिः (स्त्रो०) [ गम्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. गति, गमन. जाना, 


चाल--गतिविगलिता-- पंच० ४।७८, अभिन्नगतथः 

--श° १।१४, (न) भिदन्ति मन्दां गतिमइ्वमुख्य 

-कु० १११, उनकी धीमी चाल को मत सुघारो 

इसी प्रकार --गगनगति:-- पंच० १, लूघुगति:--मेघ ० 

१६, १०, ४६, उत्तर० ६।२३ 2. पहुंच, प्रवेश-मणौ 
बज्त्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति ` मे गतिः --रघु० १।४ 
3. कार्यक्षेत्र, गुंजायश--अस्त्रगतिः-- कु० ३।१९, मनो- 
रथानामगतिर्ने विद्यते--कु० ५1६४, नास्त्यगतिर्मनोर- 
थानाम्‌ --विक्रमण २: 4. मोड़, चर्या-- दैवगतिहि 
चित्रा 5. जाना, पहुँचना, प्राप्त करना - वेकुण्ठीया 
गति:--पंच ० १, स्वर्गं प्राप्ति 6. भाग्य, फल--भर्तृ- 
गतिर्गन्तव्या--दश° १०३ 7. अवस्था, दशा--दानं 
रोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य-भर्जे ० २।४३, 
पंच० १।१०६ 8. प्रस्थापना, संस्यान, स्थिति, अवस्थिति 
-पराध्यंगते: पितुः -- रघु ० ८।२७ कुसुमस्तबकस्येव द्वे 
गती स्तो मनस्विनां--भतुं० २।१०४ पंच० १।४१, 
४२० 9. साधन, तरकीब, प्रणाली, दूसरा उपाय 

अनुपेक्षणे द्वयी गतिः-- मुद्रा० ३, का गतिः--क्या 
हो सकता हे ? कुछ नहीं हो सकता (प्रायः नाटकों 
में प्रयुक्त होता हुँ) पंच० १।३१९, अन्या गतिर्नास्ति 

-नका० १५८ 10. आश्रय, रक्षास्थल, शरण, शरणा- 
गार, अवलंब --विद्यमाना गतियंषाम्‌- पंच० १।३२० 

३२२, आसयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगंति: ` 
--सिद्धा० 11. स्रोत, उद्गम, प्राप्तिस्थान - भग० 

1४३, मन्‌० १।१० 12. माग, पथ 13. प्रयाण, प्रयात्रा 
(जलूस) 14. घटना, फल, परिणाम 15. घटनाक्रम, 
भाग्य, किस्मत 16. नक्षत्र पथ 17. ग्रह की अपने ही 

कक्ष में दैनिक गति 18. रिसने वाला घाव, नासूर 
19. ज्ञान, बद्धिमत्ता 20. पुनर्जन्म, आवागमन --मनु० 

६।७३ 21. जीवन की अवस्थाएँ (शैशव, यौवन, वार्घ- 
क्य आदि) 22. (व्या० में) उपसर्ग तथा क्रिवाविशेष- 
णात्मक अव्यय (अलं, तिरस्‌ आदि) अब कि यह 
किसी क्रिया या कुदन्तक से पूवं लगाये जायं । सम० 

--अनुसारः दूसरे के मार्ग का. अनुगमन करने वाला, 

--भङ्कः ठहरना,--होन (वि०) अशरण, निस्सहाय, 
परित्यक्त । 


गत्वर (वि०) (स्त्री०---री) [ गम्‌ क्वरप्‌, अनुनासिक 


लोपः, तुक्‌ | 1. गतिशील, चर, जगम 2. अस्थायी, 
विनश्वर-- गत्वरर्सुभिः-- कि० २।१९, गत्वर्यो यौवन- 
श्रियः--११।१२ ! 


गद्‌ (स्वा० पर०--गदति, गदित) 1. स्पष्ट कहना, कथन 


( ३३३ ) 


करना, बोळना, वर्णन करन््--जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ 
नजि? २।६९, बहु जगाद पुरस्तातस्य भत्ता किलाहम्‌ 
~¬ ११।३९, शुद्धान्तरकमा जगहे कुमारी--रघु० ६।४५ 
2. गणना करना, नि--, घोषंया करना, बोलना, 
कहना--रघु ० २।३३ । 

गडः [ गद्‌ --अच्‌ | 1. बोलना, भाषण 2. वाक्य 3. रोग, 
बोमारी --असाध्य: कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यथा 
= शि० २।८४, जनषदे न गदः पदमादधौ रघु० 
९।४, १७।८१ 4. गर्जन, गड़गड़ाहट, क्म्‌ एक प्रकार 
का विष । सम०---अगदौ (द्वि ब०) दा अश्विनी 
कुमार, देवताओं के वैद्य,--अग्रगीः सब रोगों का राजा 
अर्थात्‌ तपेदिक,--अस्बरः बादल, अरातिः औषधि, 
दवा । 

गदनित्नु (वि०) [ गद--णिच्‌--इत्नुच्‌ ] 1. मुखर, 
वाचाल, बातूनी 2. कामुक, विषयी,--त्नु: कामदेव । 

गदा [ गद्‌- अच्‌--टाप्‌ ] 1. क्रीड़ायष्टि या गदा, मुद्गर 
-संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू--वेणी० १1१५ । 
सम० - अग्रज; कृष्ण--शि० २।८४,- -अन्नवाणि[वि०) 
दाहिने हाथ में गदा लिए हुए,-धरः विष्णु की उपाधि, 
भृत्‌ (वि०) गदावारी, गदा से युद्ध करने वाला 
(पुं०) विष्णु की उपाधि,--युद्धस्‌ गदा से लड़ा जाने 
वाला युद्ध,-- हस्त (वि०) गदा से सुसज्जित । 

गदिन्‌ (वि०) (स्त्री) -नी) [ गदा--इनि ] 1. गदा- 
धारी--भग० ११।१७ 2. रोगग्रस्त, रुग्ण (पुं०) 
विष्णु को उपाधि । 

गद्गद (वि०) [गद्‌ इत्वन्बनतं वदति--गद्‌ + गद्‌--अच्‌] 
हकलाने वाला, हकला कर बोलने वाला---तत्कि 
रोदिषि गद्गदेन वचसा -- अमरु ५३, गदुगदगलस्त्र्यु- 
दुयद्विक्लीनाक्षरं को देहीति वदेत्‌ -- भतुँ० ३।८, सानन्द- 
गद्गदपर्दै हरिरित्युबाच--गीत० १०,--क्ख्‌ (अख्य०) 
अटक-अटक कर बोलने या हकलाने का स्वर---विल- 
लाप स वाष्पगद्गदम्‌-- रघु» ८।४३,-- दः, दभ्‌ 
हकलान, अस्पष्ट या उलट-पुलट भाषण । सम० 
ध्वनिः हर्ष या शोक सूचक मन्द अस्पष्ट ध्वनि 
“बाच्‌ (स्त्री०) सुबकी आदि से अन्तहित, अस्पष्ट या 
उलट-पुलट बाणी,---स्थर (वि०) हकलाने वाले स्वर 
से उच्चारण करने वाला (रः) 1. अस्पष्ट तथा हक- 
लाने का उच्चारण 2. भैंसा । 

गद्य (सं० कू०) [ गद्‌+-यत्‌ ] बोले जाने या उच्चारण 
किए .जाने के योग्य-गद्यमेतत्त्वया मम--भट्टि० ६४७, 
~ चम्‌ नसर, गद्य रचना, छन्दविरहितरचना, तीन 
प्रकार (गद्य, पद्य, चम्पू) की रचनाओं में से एक 
~-दे० काव्या १।११। 

गच्चाण (न,--ल) कः ४१ च्‌घचियों के समान भार, ४१ 
रत्तियों का वजन । 


गन्तृ (वि०) (स्त्री०--श्री) | मम्‌ +तृच्‌ ] 1. जो जाता 


० ८ ७ 


है, घूमता है 2. किसी स्त्री से मैथुन करने वाला । 

अन्त्री [ गम्‌+ष्ट्रनू-डीषू ] बैलगाडी । सम०--रथः 
बेलगाडी । 

गन्ध्‌ (चुरा० आ०-गन्धयते) 1. क्षति पहुँचाना, चोट पहुँ- 
चाना 2. पूछना, मांगना 3. कलना-फिरना, जाना ।. 

गन्धः [ गन्ध्‌+-अच्‌ | 1. वू, वास्व- गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
मेध २१, अपध्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै:--श० 
४७, रघु० १२।२७, ( ब० स० के उत्तरपद के रूप 
में प्रयुक्त होने पर यह शब्द बदलकर 'गन्धि' हो 
जाता है यदि इससे पूर्व उद्‌, पूति, सु या सुरभि में से 
कुछ जोड़ दिया गया हे, या समास तुलनार्थक है 
अथवा 'गन्ध' का अर्थ 'जरा सा”, 'थोड़ा सा है-उदा० 
सुगन्धि, सुरभिगन्धि, कमलगन्धि मुखम्‌ 2. वैदे- 
बिक दर्शन नें प्रतिपादित २४ गुणों में से एक गुण, 
वहाँ यह पृथ्बी का गुणात्मक लक्षण है, पृथ्बी को 'गन्ध- 
वती' कहा गया हुँ --तर्क० सं० 3. कस्तु की केवल 
गन्धमात्र, जरा सां, बहुत हो थोड़े परिणाम में --घृत- 
गन्धि भोजनम्‌-- -सिद्धा० 4. सुगन्ध, कोई सुगन्धित 
सामग्री--एवा मवा सेविता गन्धयुक्सि:--मुच्छ० ८, 
याज्ञ, १।२३१ 5. गन्धक 6. पिसा हुआ चन्दन चूरा 
7. संयोग, सम्बन्ध, पडोस 8. घमण्ड, अहङ्कार --जँसा 
कि “आत्तगन्ध' में,--षम्‌ 1. गन्ध, बू 2. कालो अगर- 
लकड़ी । सम०--अधिकम्‌ हक प्रकार का सुगन्ध 
द्रव्य, षेणभ्‌ गन्ध दूर करना,-- अभ्जु ( नपु७ ) 
सुबासित जल,-अन्ला जंगलो नींबू का वृक्ष, --अइमन्‌ 
( १० ) गन्धक,--अष्ट्क्स्‌ आठ सुगन्ध द्रव्यों का 
मिश्रण जो देवताओं पर चढ़ाया जाय, देवताओं की 
प्रकृति के अनुसार यह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है, 
नाउलखुः छछ्न्दर, अक्षः सुगन्धों का विक्रेता, 
~ आदब (वि०) गन्धसमृद्ध, बहुत सुगन्धित--स्रज- 
इचोततमगन्वाढ्या:--महा०, ( इयः ) नारंगी का पेड़ 
(दवम्‌) चन्दन की लकड़ी-,इम्द्रियम्‌ नाक, घ्राणेद्धिय, 
-इभः,-- गजः, -द्विषः, -हस्तिस्‌ (पू ० ) 'सुवास--- 
हाथी सर्वोत्तम हाथी--शमयति गजामन्यान्गन्धद्विपः 
कलभोऽपि सम्‌-विक्रम० ५।१८, रघु० ६1७, १७७०, 
कि० १७११७,--उत्तमा मदिरा, शराव,-- उतम्‌ सुग- 
न्वित जल,--उपजीविन्‌ ( पुं०) गन्घद्रव्यो से आजी- 
विका कमाने वाला, गन्धी,--ओतुः (गन्धोतुः या 
गधौतु: गन्धबिलाव,--कारिका 1. सुगन्ध द्रव्य, बनाने 
दाली सेविका, शिल्पकार स्त्री जो दूसरे के धर उसके 
नियन्त्रण में रहती है,-- कालिका -काली ( स्त्री० ) 
व्यास की माता सत्यवती,--काष्ठम्‌ अगर को लकड़ी 
“कटी एक प्रकार का गंघद्रव्य, - केलिका,---चेलिका 
कस्तूरी,-गुण (वि०) गंवगुण वाला, गंधयुक्त,-घ्राणम्‌ 


( ३३४ ) 


गंध का सूंघना,--जलम्‌ सुवासित, सुगंधित जल,--ज्ञा 
नासिका, - तुर्यम्‌ बिगुल तथा दुंदुभि आदि रणवाद्य 
~तेलम्‌ खुशबूदार तेल, सुगन्धित द्रव्यो से तैयार किया 
गया तेल,---दारु (नपुं०) अगर को लकड़ो,- द्रव्यम 
सुगन्धित द्रव्य धूलिः (स्त्री०) कस्तूरी,-- नकुल: 
छछुन्दर, --नालिका, नाली नासिका,- निलया एक 
प्रकार की चमेली,-पः एक पितृवर्ग, - पलाशिका हल्दी, 
>परलाज्ञी आमा हल्दी को जाति,-- वाषाणः गन्धक, 
~ पिशाचिका बने का धूआँ, (अपनी गंध से पिश्याचों 
को आकृष्ट करने के कारण तथा कालेरंग का होने के 
कारण सम्भवतः इसका यह नाम पड़ा हे) ,-- पुष्प 
1. वेत का पौधा 2. केवड़े का पौधा, (ष्पम्‌) खुशब्दार 
फूल पुष्पा नील का पौधा,-- पूतना भूतनी, प्रेतैनी, 
फली 1. प्रियंगुलता 2. चम्पककली,-- बघुः आम का 
वृक्ष,- मात्‌ (स्त्री) पृथ्वी, मादनः 1. भौंरा 
2. गन्धक ( नः,-- नंम्‌) मेरु पहाड़ के पूर्व में स्थित 
एक पहाड़ जिसमें चंदन के अनेक जंगल हुँ,---मादनो 
मदिरा, शराव,-मादिनी लाख, - मार्जारः गन्धविलाव 
मुखा, ` मूषिकः, -मूषी (स्त्री०) छछुन्दर,--मृग 
1. गन्वबिलात्र 2. कस्तूरोमृग,-मेथुनः मोदनः 
गन्धक, --मोहिनी चम्पक की कली,-युक्तिः (स्त्री०) 
सुगन्धद्रव्यों के तैयार करने की कला,--राजः एक प्रकार 
को चमेलो (जम्‌) 1. एक प्रकार का मंधद्रव्य 
2. चंदन की लकड़ी,--लता प्रियंगुलता, -- लोलूपा मधु 
मक्खी, - बह; वायृ~रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति--श० 
५४, दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन-- कु० ३।२५,--वहा 
नामिका,--वाहकः 1. वायु 2. कस्तूरीमृग,---वाही 
नासिका, ~ विह्वलः गेहूँ, - वृक्ष: साल का पेड, - व्या- 
कुलम्‌ कंकोल का वेड़, --शुण्डिनो छछंदर,- शेखर 
कस्तूरी, सारः चन्दन, सोमम्‌ सफेद कुमुदिनी 
हारिका गंधकारिका, स्वामिनी के पोछे-पीछे सुगंध 
लेकर चलने वाली सेविका । 
गन्धकः [ गन्ध+-कन्‌ | गंधक । 
गन्धनम्‌ | गन्ध्‌ त-ल्युट्‌ | 1. अध्यवसाय, अविराम प्रयत्न 
2. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, मार डालना 
3. प्रकाशन 4. सूचना, संसू चन, संकेत । 
गन्धवती [ गंध +- मनुप्‌ +-डी१, मस्य वत्वम्‌ ] 1. पृथ्वी, 
2. शराब 3. व्यास की माता सत्यवती 4. चमेल का 
एक भेद 
गन्धर्वः [गन्ध--अर्व -- अच्‌] स्वर्गीय गायक, अर्घ देवों का 
वर्ग जो देवताओं के गर्वेये तथा संगीतज्ञ माने जाते 
हें, कहते हुँ कि वह कन्याओं के स्वर को मधुर बना 
देते है--सोगं शौचं ददावासां गंधर्वश्च शुभां गिरम्‌ 
याज्ञ» १७१ 2. गया 3. घोड़ा 4. कस्तूरीमृग 
5. मुत्यु के वाद तथा पुनर्जन्म से पूर्व की आत्मा 


6. कोयल । सम०-- नगरम्‌,_-षुरम्‌ गंधर्वो का 
नगर, आकाश में एक काल्पनिक नगर, संभवतः मरी- 
चिका आदि किसी नेसमिक घटना का परिणाम, 
~~ राजः चित्ररथ, गंधर्वो का स्वामी,- विद्या संगीत 
कला, विवाहः मनु० ३1२७ में वणित आठ प्रकार फे 
विवाहों में से एक, इस प्रकार का विवाह युवक और 
युवती की पारस्परिक रुचि और पूर्णतः प्रेम का परि- 
णाम हूं, इसमें न किसी प्रकार की रीतिरस्म को 
आवश्यकता है और न किसी सगे संबंधियों की अनु- 
मति की, कालिदास के कथनानुसार यह है:-- 
कथमप्यबान्धवकृता स्नेहप्रवृत्तिः - श० ४।१६,-- वेदः 
चार उपवेदों में से एक, जिसमें संगीत कला का 
विवेचन हैं,--हस्तः,--हस्तकः एरंड का पौधा । 

गन्धारः (व° व०) [ गध-}ऋ--अण ] एक देश और 
उसके शासकों का नाम । 

गन्धाली (स्त्री०) 1. भिड 2. सतत सुगंध । सम० 
छोटी इलाइची । 

गन्धालू (वि०) ! गन्ध‡-आलुच्‌ ] सुगंधित, सुवा!सत, 
खुशबूदार । 

गम्धिक (वि०) [ गन्ध + ठन्‌ ] (केवल समास के अन्त में 
प्रयोग) 1. गंघवाला जैसा कि 'उत्पलगन्धिक' 2. लेश 
मात्र रखने वाला--भ्रातृगन्धिकः (नाममात्र का भाई), 

कः 1. सुगंधों का विक्रेता 2. गंधक । 

गभस्ति (पु०, स्त्रीश) [ गम्यते ज्ञायते- गम्‌-- डग 
विषय: तं बिभस्ति, भस्‌ क्तिच्‌ ] प्रकाश की किरण, 
सूर्यकिरण या चन्द्रकिरण,-- -स्तिः (पृं०) सूर्य (स्त्री०) 


अग्नि की पत्नी स्वाहा का विशेषण । सम०--करः 
- षाणिः, - हस्तः सूयं । 

गभस्तिमत्‌ (१०) [ गभस्तिञ-मतुप्‌ ] सूर्य - घनव्यपायेन 
गभस्तिमानिव--रधु० ३।३७, (नपुं) पाताल के 


सात प्रभागों में से एक । 

गभीर (वि०) [ यच्छति जलमत्र 
भुगागमः ]==[ गम्भीर ] 1. गहरा उत्तालास्त इमे 
गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः-उत्तर० २।३०, 
भामि० २।१०५ 2. गहरी आवाज वाला (ढोल की 
भाँति) 3. घना, संटा हुआ, (जंगल की भाँति) दुर्गम 
4. अगाध, मेधावी 5. संगीनं, संजीदा, महत्त्वपूर्ण 
उद्यत 6. गुप्त, रहस्यपूर्ण 7. गहन, दुर्बोध, दुर्गाह्य । 
सम०--आत्मन्‌ परमात्मा,-- चेध (वि०) अत्यन्त 
भेदक या अन्तः प्रवेशी । 

गभीरिका [ गभीर+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] गहरी आवाज 
चाला बडा ढोल । 

गभोलिकः [ ? | छोटा गावदुम तकिया । 

गम्‌ (स्वा० पर० -- गच्छति, गत--प्रेर० गमयति, सन्नन्त 
-~-जियमिषति, जिगांसते-- अ०) जाना, चलना- 


गम्‌ +-ईरन्‌, नि० 


( ३३५ ) 


फिरना--गच्छतु आर्या पुनर्देशनाय--विक्रम० ५, 
गच्छति पुरः शरीरं घावति पश्चादसंस्तुतं चेतः ---श० 
१।३४, क्वाधुना गम्यते --अब आप कहाँ जा रहे हैं ? 
2. बिदा होना, चले जाना, दूर जाना, खाना होना, 
प्रस्थान करना--उतिक्षिप्येनां ज्योतिरेकं जगाम-- श० 
५।३० 3. जाना, पहुंचना, सहारा लेना, आ जाना, 
समीप आना --यदगम्योऽपि गम्यते ---पंच० १।७, एनो 
गच्छति कर्तारम्‌ -- मनु ० ८।१९, पाप पापौ पर मंड- 
लाता हु -४।१९, इसी प्रकार--धरणि मूर्ध्ना गम्‌ 
र आदि 4. गुजरना, बीतना, (समय का) व्यतीत 
होना --काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌ 
--हि० १११, गच्छता कालेन --अनन्तः 5. अवस्था 
या दशा को प्राप्त होना, होना, अनुभव करना, भुग- 
तना, भोगना (प्रायः तान्त और त्वान्त संज्ञाओं के 
साथ अथवा कर्म० की संज्ञा के साथ जुड़ता है) 
~ गमिष्याम्युपहास्यतां--रघु० १।३, पश्चादुमाख्यां 
सुमुखी जगाम--कु० १।२६, उमा नामवाली हुई, 
इसी प्रकार--तृष्ति गच्छति-तप्त हो जाता है, विपादं 
गतः--उदास हो गया, कोषं न गच्छति -- क्रुद्ध नहीं 
होता है; आनृण्यं गत:---ऋण से मुक्त हो गया 6. सह- 
वास करना, मैथुन करना--गुरो: सुतां ** `" यो गच्छति 
पुमान्‌-पंच० २।१०७, याज्ञ० १।८०, प्रेर०-1. भिज- 
वाना, पहुँचाना, (दशा को) प्राप्त होना 2. उपयोग 
करना, (समय की भांति) बिताना 3. स्पष्ट करना, 
व्याख्या करना, विवरण देना 4. अर्थ बतलाना, संकेत 
करना, विचार व्यक्त करना--द्वौ नज्यौ प्रकृतार्थं गम- 
यतः--'दो नकार एक सकारात्मक अर्थ को प्रकट 
करते हैं' अति-, दूर जाना, बीत जाना, अधि-, 1. अभि- 
ग्रहण करना, अवाप्त करना, ले लेना अधिगच्छति 
महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः-- मालवि० १।१३, 
खनन्वार्येधिगच्छति - - मनु० २।२१८, ७।३३ भग० 
२।६४, रघु० २।६६, ५।३४ 2. निष्पन्न करना, सुर- 
क्षित करना, पूरा करना --अर्थं सप्रतिबंघं प्रभुरधिगन्तं 
सहायवानेव--मालवि० १।९ 3. समीप जाना, की 
ओर जाना, पहुंचना, पेठ रखना--गुणालयोऽप्यसन्मन्त्री 
नुपतिर्नाधिगम्यते--पंच० १।३८४ 4. जानना, सीखना, 
अध्ययन करना, समझना,--तेम्योऽधिगन्तुं निगमान्त 
विद्याम्‌ - उत्तर २।३, कि० २४१, मनु० ७।३९, 
याज ० १।९९ 5. विवाह करना, (पति के रूप में) 
ग्रहण करना--मनु० ९।९१; अध्या --, प्राप्त करना, 
दीना. घटित होना; अनु -, 1. मिलना-जुलना, पीछे 
चलना, साथ चलना-ओदकान्तात्‌ स्निग्धो जनोऽनूगन्त- 
च्यः -श० ४, मार्ग मनुप्येश्वरघर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌--रघु० २२, ६, कि० ५२, मनु० 
१२।११५, पंच० १।७३ 2. नकल करना, समरूप होना, 


उत्तर देना-- आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रमृंदङ्गधीरध्व- 
निमन्वगच्छत्‌ - -रघु० १६।१३, कि० ४।३६, अन्तर-, 
बीच में जाना, सम्मिलित होना, अन्तहित होना, 
दे० अन्तर्गत, अप--, 1. दूर चले जाना, जुदा हो जाना, 
(समय आदि को भांति) बीत जाना--पंच० रोट 
2. ओझल होना, अन्तर्धान होना, से चले जाना; 
अभि --, निकट जाना, समीप होना, दर्शन करना-एन- 
मभिजम्मु्म हर्ष यः--रघु० १५1५९, कि० १०२१, 
~-मनुमेकाग्रमासीन॑मभिगम्य महर्षयः-- मनु० १1१ 
2. मिलना, (अकस्मात्‌ या संयोग से) धटित होना 
3. सहवास करना, मैथुन करना --याज्ञ० २।२०५, 
अस्या --, 1. समीप आना, पहुँचना, निकट आना--सर्व- 
त्राभ्यागतो गुरुः-हि० १।१०८ 2. प्राप्त करना, हासि 
करना, अम्युद्‌---, 1. उठना, ऊपर जाना 2. की ओर 
जाना, मिलने के लिए आगे बढ़ना, अंम्युप--, सहमत 
होना, स्वीकार करना, जिम्मेवारी लेना, मानना, मजूर 
करना, अपनाना, अव--, 1. जानना, सीखना, विचा- 
रना, समझना, विश्वास करना - परस्तादवगम्यत एव 
--श० १, कथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूर्खः-मृच्छ० १, भग० १०।४१, रघु० ८।८८, भट्टि० 
५।८१ 2. विचार करना, मानना, समझना (प्रेर०) 
वहन करना, प्रकट करना, संकेत करना, जाहिर करना, 
कहना - भट्टि० १०६२, आ--, 1. आना, पहुँवना 
2. आ जाना, प्राप्त करना, (विशेष दशा को) पहुँच 
जाना (प्रेर०) 1. ले जाना, लाना, वहन करना --आग- 
मितापि विदूरम्‌ --गीत० १२ 2. सीखना, अध्ययन 
करना---रघु० १०।७१, 3. प्रतीक्षा करना (आ०), 
उद्‌ --, उठना, ऊपर जाना-असह्यवातोद्गतरेणुमण्डला 
--ऋतु० १।१० अने० पा० 2. अंकुर फूटना, दिखाई 
देना विक्रम» ४।२३ 3. उदय होना, निकलना, पैदा 
होना, जन्म लेना इत्युद्गताः फौरवधूमुखेम्यः शृण्वन्‌ 
कथाः -- रघु० ७।१६, अमरु ९१ 4. प्रसिद्ध या विख्यात 
होना--रघु० १८२०, उप---, 1. जाना, निकट जाना, 
प्राप्त करना, पहुँचना--रघु० ६1८५ 2. पेठना, अन्दर 
घुसना शि० ९।३९ 3. अनुभव करना, भुगतना 
तपो घोरमुपागमत्‌--रामा० 4. अवस्था को प्राप्त 
होना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना --प्रतिकलतामु- 
पगते हि विधौ-शि० ९।६, तानप्रदायित्वमिवोपगन्धुम्‌- 
कु० ११८ 5. मान लेना, स्वीकृति देना, सहमत होना 
6. संभोग के लिए स्त्री के निकट जाना-- सुप्तां मत्ता 
प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति--मनु० ३।३४, ४।४०, 
उपा--, 1. आ जाना, पहुंचना (स्थान पर या व्यक्ति 
के पास) 2. पहुँच जाना, अवस्था को चले जाना, 
प्राप्त करना--तृप्तिमुभागतः, पञ्चत्वमुपागतः आदि 
3. लेना, प्राप्त करना--याज्ञ० ३।१४३, नि~, 1. पहुँच 


( २३६ ) 


जाना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना, हासिल करना 
जासत्र दुःखान्तं च निगच्छति--भग० १८1३६, ९1३१ 
2. ज्ञान प्राप्त करना, सोखना, नित्‌ (निर)--, 1. बाहर 
जाना, जुदा होना-प्रकाशं निर्गत:-श० ४, हुतवहपरि- 
खेदादाशु निर्यत्य कक्षात्‌--ऋतु ० १।२७, मनु० ९1८३, 
श० ६1३, अमरु ६१ 2. हटाना, जैसा कि--“निर्मत- 
विशद्धु:' में 3. (किसी रोग से चिकित्सा द्वारा) मक्त 
होना परा-, 1. वापिस आना,--तदयं परागत एवास्मि 
"उत्तर० ५ 2. घेरना, लपेटना, व्याप्त करना--स्फुट- 
परागपरागतपङ्कजम्‌---शि० ६।२, करि--, 1. जाना, 
चक्कर लगाना,---तं हयं तत्र परिगम्य--रामा०, यथा 
हि मेरुः सूर्येण नित्यशः पारिगम्यते--महा०. 2. घेरना, 
शि० ९।२६, भट्टि ० १० १, सेनापरिगत-आदि 3. सर्वत्र 
फेलना, सब दिशाओं में व्याप्त होना 4. प्राप्त करना 
-"वृषलताम्‌. आदि 5. जानना, समझना, सीखना--- 
रघु० ७1१७१ 6. मरना, (इस संसार से) चले जाना 
-ण्वयं येम्गो जाताइ्चिरपरिगता एव खलु तै--भर्तु ० 
३।३८ 7. प्रभावित करना, ग्रस्त करना, जैसा कि 
--क्षुधया परिगत:--में, पर्या--, 1. निकट जाना, की 
ओर जाना 2. पूरा करना, समाप्त करना 3. जीतना, 
अभिभूत करना, प्रति--, 1. वापिस जाना 2. बढ़ना, 
की ओर जाना प्रत्या--, वापिस आना, लौट आना 
प्रत्थद्‌--, (सत्कार करने के लिए) आगे जाना, बढ़ना 
या मिलना प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेय:---रघु० ५।२, 
प्रत्युदूगच्छलि मूछंति स्थिरतमः पुञ्जे निकुञ्जे प्रियः 
जागीत? ११, भामि० ३।३, बि --„ (समय आदि का) 
1. बीत जाना,-सन्ध्यवापि सपदि व्यगमि-शि० ९।१७ 
2. ओझल होना, अन्तर्धान होना-- सलज्जाया लज्जापि 
व्यपगमदिव दूरं मृगदृशः--गीत० ११, भग० ११1१, 
मनु० ३।२, ५२, (प्रेर०) व्यतीत करना, बिताना 
~ विगममत्युम्निड्ठ एव क्षपा:--श० ६।५, विनिस्‌--, 
1. बाहर जाना 2. अन्तर्धान होना, ओझल होना विप्र 
अलग होना सम्‌--, (आ० में प्रयुक्त) 1. मिल जाना, 
इकट्ठे चलना, मिलना, मुकाबला करना-- अक्षघूर्ते: 
समगंसि--दश ०, एते भगवत्यौ कलिन्दकन्यामन्दाकिन्यौ 
संगच्छते-अनर्घ० ७ 2. सहवास करना, संभोग करना 
-- भार्या चं परसंगता--पंच० १।२०८, मनु० ८1३७८, 
(प्रेर०) इकट्ठा करना, मिलाना या एकत्र करना 
-"रघु० ७1१७, समधि-- 1. निकट पहुंचना 2. अध्य- 
यन करना 3. प्राप्त करना, अभिग्रहण करना - यत्ते 
समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम्‌--मनु० ८1४१६, 
समव - + पूरी तरह से जान लेना, समुषा--, 1. पास 
पहुँचना 2. आ पड़ना । 

(वि०) [ गम्‌4-अप्‌ ) (समास के अन्त मे) जाने 
वाला, हिलने-जुलने बाला, पास जान वाला, पहुँचाने 


वाला, प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला आदि 
खगम, तुरोगम, हृदयंगम आदि, मः 1. जाना, 
हिलना-जुलना . 2. प्रयाण करना--अइ्वस्येकाहगमः 
3. आक्रमणकारी का कूच करना 4. सड़क 5. अविचा- 
रिता, विचारशून्यता 6. ऊपरीपन, अटकलपच्चू निरी- 
क्षण 7. स्त्री-संभोग, सहवास --गुर्वद्धनागम:-- मनु ० 
११।५५, याज्ञ० २२९३ 8. पासे आदि का खेल। 
सम०--आगमः आना-जाना । 

गमक (वि०) (स्त्री०--मिका) [ गम्‌-ण्वुल्‌ ] 1. संके- 
तक, सुझाव देने वाला, प्रणाम, अनुक्रमणी-तदेव 
गमक पाण्डित्यवेदग्ध्ययोः-- मा० १।७ 2. विइवासो- 
त्पादक । 

गमनम्‌ [ गम्‌-ल्युट्‌ ] 1. जाना, गति, चाल--श्रोणी- 
भारादलसगमना--मेघ० ८२, इसी प्रकार-गजेन्द्र- 
गमने--श्ंगार० ७ 2. जाना, गति (वैशेषिक इसे 
पाँच कमों में से एक कर्म समझते हैँ) 3. निकट पहुं- 
चना, पहुँचना 4. अभियान 5. अनुभव करना, भुग- 
तना 6. प्राप्त करना, पहुंचना 7. सहवास । 

गमिन्‌ (वि०) [ गम--इनि | जाने के विचार वाला 
“जैसा कि 'ग्रामंगमी' (पुं०) यात्री । 

गमनीय, गम्य (सं० $०) [ गम्‌+-अनीयर्‌, यत्‌ वा | 
1. सुगम,-- उपागम्य विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता-- 
श० १ 2. सुबोध, आसानी से समझ में आने योग्य 
3. अभिप्रेत, निहित, अर्थयुक्त 4. उपयुक्त, वाञ्छित, 
योग्य--याज्ञ ० १।६४ 5. सहवास के योग्य,--दुर्जन- 
गम्या नायं:--पंच० १।२७८, अभिकामां स्त्रियं यशच 
गम्यां रहसि याचितः, नोपेति-- महा० 6. (औषधि 
आदि से) उपचार योग्य-न गम्यो मन्त्राणाम्‌---भतृँ० 
१।८९ । 

गम्भारिका, गम्भारी [गम्‌ +-विच्‌ == गम्‌, तं गमं == निम्तगति 
बिभति-- गम्‌ +-भृ~-ण्बुल्‌--टाप्‌, इत्वम्‌, गम्‌+ भृ 
अण्‌ डीष्‌ ] एक वृक्ष का नाम । 

गम्भीर (वि०) [= गभीर ]--रघु० १।३६, मेघ० ६४, 
६६,--रः 1. कमल 2. जंबीर, नींबू । सम०--बेदिन्‌ 
(वि०) (हाथी की भांति) दुर्दान्त, अड़ियल । 

गम्भीरा, गम्भीरिका [गर्भीर+- टाप्‌, गम्भीर+-कन्‌+- टाप्‌, 
इत्वम्‌ ] एक नदी का नाम- गम्भीरायाः पयसि 
-~मेघ० ४० | 

गयः 1. गया प्रदेश तथा उसके आस पास रहने वाले लोग 
2. एक राक्षस का नाम,--या बिहार में एक नगर जो 
एक तीर्थ स्थान हैँ । 

गर (वि०) (स्त्री०-- री) [ गीर्यते -गृ +अच्‌ ] निग- 
लने वाला,--रः 1. पेय, शरबत 2. बीमारी, रोग 
3. निगलना ('गरा' का भी यही अर्थ हु,--रः,--रम्‌ 
1. जहर 2. विषनाशक औषधि,--रम्‌ छिड़कना, तर 


( ३३७ ) 


करना । सम०--अधिका 1. राक्षा नामक कीड़ा 
2. इस कीड़े से प्राप्त लाल रंग,--ध्नी एक प्रकार की 
मछली,--द (वि०) विष देने वाला, जहर देने वाला 
(दम्‌) विष,-ब्रतः मोर । 

गरणम्‌ [ ग+ल्यूट्‌ | 1. निगलने की क्रिया 2. छिड़कना 
3. विष । 

गरभः | गृ+-अभच्‌ ] भ्रूण, गर्भस्थ बच्चा, दे० गर्भ । 

गरलः,--लम्‌ [ गिरति जीवनम्‌--गुञ-अलच्‌ तारा० ] 
विष, जह्र,--कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युति 
--गीत० ३, गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌-- 
स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌-१० 2. साँप का 
विष,--लम्‌ घास का गट्ठड़ । सम० - अरिः पन्ना 
मरकतमणि । 

गरित (वि०) [ गर--इतच्‌ ] विषयृक्त, जिसे जहर दिया 
गया हो । 

गरिमन्‌ (प्‌०) [गुरु+ इमनिच्‌, गरादेशः] 1. बोझ, भारी- 
पन,-शि० ९।४९ 2. महत्त्व, बड़प्पन, महिमा-पंच० 
१।३० 3. उत्तमता, श्रेष्ठता 4. आठ सिद्धियों में से 
एक सिद्धि जिसके द्वारा अपने आपको इच्छानसार 
भारी या हल्का कर सकता हे--दे० 'सिद्धि' । 

गरिष्ठ (वि०) [ गुरु+इष्ठन्‌ गरादेशः ] 1. सबसे भारी 
2. अत्यन्त महत्त्वपुर्ण (गुरु शब्द की उत्तभावस्था) 

गरीयस्‌ (वि०) [ गुरु+-ईयसुन्‌, गरादेशः ] अधिक भारी 
अपेक्षाकृत वजनदार, अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण (“गुरु की 
मघ्यमावस्था)-मतिरेव बलाद्‌गरीयसी--हि० २।८६, 
वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी--हि० १। 
११२, शि० २२४, ३७ । 

गरुडः [ गरुदम्यां डयते--डी--ड पृषो० तलोपः -गृ-- 
उडच्‌ | 1. पक्षियों का राजा (यह 'विनता' नाम की 
पत्नी से उत्पन्न कश्यप का पुत्र हैं, यह पक्षियों का 
राजा, साँपों का नैसगिक शत्रु और अरुण का बड़ा 
भाई हे; एक वार इसकी माता और उसकी सौत कद्र 
में “उच्च: श्रवा' के रंग के विषय में झगड़ा हुआ 
विनता हार गई और शर्त के अनुसार उसे कद्र की 
दासी बनना पडा । गरुड, माता की स्वतन्त्रता 


प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में इन्द्र के पास गया, वहाँ | 


से साँपों के लिए अमृत का घडा लाने में गरुड को 
उसके साथ जूझना पड़ा, अन्त में वह अमृत प्राप्त 
करने में सफल हुआ, फलतः विनता को स्वतन्त्रता 


प्राप्त हो गई। परन्तु इन्द्र अमृत का घडा सांपों के | 


पास से ले गया 1. गरुड को विष्णु की सवारी चित्रित 

किया गया इसका चेहरा इवेत, नाक तोते जेसी 

एर्‌ लाल और शरीर सुनहरी हूँ) 2. गरुड की शक्ल 

का वना भवन 3. विशेष सेनिक व्यूह रचना । सम० 

अग्रज: सूर्यं के सारथि अरुण का विश्ेषण,--अङ्ूः 
४३ 


विष्णु का विशेषण,--अङ्ितम्‌--अझ्मम्‌ (पुं०) 
~ उत्तीर्णम्‌ पन्ना,--ध्वज: विष्णु की उपाधि,--व्यूह 
एक प्रकार की विशेष सैनिक व्यवस्था दे० (3) 
ऊपर। 

गरुत्‌ (पु०) [ गृ (गृ) +-उति | 1. पक्षी के पर, बाजू 
2. खाना, निगलना । सम०--योधिन्‌ (पुं०) बटेर । 

गरुत्मत्‌ (वि०) [ गरुत्‌ + मतुप्‌ ] पक्षी--गरुत्मदाशीविष- 
भीमदर्शनेः--रघु० ३1५७, (पुं) 1. गरुड 2. पक्षी । 

गरुल: [ =गरुडः, डस्य लः ] गरुड़, पक्षियों का राजा । 

गर्गः { गृ+-ग ] 1. एक प्राचीन ऋषि, ब्रह्मा का एक पुत्र 
2. साँड़ 3. केचुवा (ब० व०) गर्म की संतान। सम० 
- स्रोत: (नप्‌ं०} एक तीर्थ । 

गर्गरः [ गर्गे इति शब्द राति--गर्ग रा-क ] 1. भंवर, 
जलावर्त 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र 3. एक प्रकार की 
मछली 4. मथानी, दही बिलोने का मटका,--री 
मथानी, पानी की गागर । 

गर्गाटः [ गर्ग इति शब्देन अटति---गर्गे --अटू्--अच्‌ ] एक 
प्रकार की मछली । 

गर्जे (भ्वा० पर०--चुरा० उभ०-- गर्जति, गर्जयति 
गजित) 1. दहाड्ना, गुर्राना--गर्जन्‌ हरिः साम्भसि 
शेलकुळ्जे--भट्टि> २।९, १५।२१, रणे न गर्जन्ति वृथा 
हि शूराः--रामा०, हृष्टो गर्जति चातिदपितबलो 
दुर्योघनो वा शिखी--मुच्छ० ५।६ 2. एक गहरी और 
गड़गड़ाती हुई गर्जना करना--यदि गर्जति वारिधरो 
गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः--म्‌ च्छ० ५३२, (और 
इस अंक के दूसरे कई लोकों में) गर्जति शरदि न 
वर्षति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः-- उद्धर, अनु-- 
बदले में गड़गड़ाना, गूंजना--कु० ६४०, प्रति-- 
1. चिंघाड़ना, दहाइना (आलं०) 2. मुकाबला करना 
विरोध करना-अयोहूदयः प्रतिगर्जताम्‌-रघु० ९।९। 


गर्जः [ गर्ज+-घञ्ग ] 1. हाथियों की चिघाड 2. बादलों 
की गरज या गड्यड़ाहट । 


| गर्जनम्‌ [गर्जे +-ल्यृट्‌ ] 1. दहाइना, चिघाइना, गुरनिः 


गड्गड़ाना 2. (अतः) आवाज, कोलाहल 3. आवेश, 
क्रोध 4. संग्राम, युद्ध 5. झिड़की । 

गर्जा, गजः [ गर्ज -टाप्‌, गर्ज्‌ +-इन ] बादलों की गड़गड़ा- 
हट, गरज । 

गित (वि०) [ गर्ज +क्त ] गर्जा हुआ, चिघाडा हुआ, 
तम्‌ बादलों की गरज, या गड़गड़ाहट,-तः चिघाडता 
हुआ, जिसके मस्तक से मद झरता हुँ । 

गत:,--तम्‌ [ गृ -तन्‌ | कोटर, छिद्र, गुफा--ससत्त्वेषु 
गर्तेषु--मनु० ४।४७, २०३, (इस अर्थं में 'गर्ता' भी) 
-- तै: 1. कटिखात 2. एक प्रकार का रोग 3. एक 

देश का नाम, त्रिगर्त का एक भाय। सम०--आश्षयः 

चूहे की भाँति बिल में रहने वाला जानवर । 


( ३३८ 


गतिका | गतं: अस्त्यस्या:--गर्ते {-ठन्‌, ३ जुलाहे का कार- 
खाना, खड्डी, (क्योंकि जुलाहा अपनी खडडी पर 
बैठते समय पेर भूमि के नीचे गढे में रखता है) 

गर्दै (भ्वा० पर०, चुरा० उभ०--गर्देति, गर्दयति,-ते) 
अब्द करना, दहाइना । 

गर्दभः (स्त्रीः --भी) [गर्द अभत ] 1. गघा--न 
गर्देभा वाजिधुरं वहन्ति-मृच्छ० ४।१७, प्राप्ते तु षोडशे 
वर्षे गर्दभी ह्यप्सरायने --सुभा०, गधे की तीन बड़ी 
विद्येषताएँ हुँ: अविश्रांत वहेद्भारं शीतोष्णं च न 
विदति, ससंतोपस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्‌ 
--चाग० ७० 2. गं, बू,--भम्‌ सफेद कुमुदिनी । 
सम ० --अण्ड:,---डकः 1. एक वृक्षविशेष 2. वृक्ष, 

आह्यम्‌ सफेद कमल,--गदः चर्मरोगविशेष । 


गधे: [ गृत्र-- घञ्‌, अच्‌ वा] 1. इच्छा, उत्कंठा 
2. छालच 

यर्घन, मधित (विर) ६ गृध्‌ J-ल्युट्‌, क्त वा | लोभी, 
लालची । 

गधिन्‌ (वि०) (स्त्रो०--- नी) [ ग्ध +-इनि | 1. इच्छुक, 
लालची, लोभी--नवान्नामिषयधिनः--मनु० ४२८ 


2. उत्सुकलापूदंक किसी कार्य का पीछा करने वाली । 


गर्भः | गृ~-मेन्‌ } 1. गर्भाशय, पेट --गर्भेष वसतिः--पंच ० 
१, पुनर्गर्भ च संभवम्‌--मनु० ६।६३ 2. भ्रूण, सर्भ- 
स्थ बच्चा, गर्भावान--नरयतिकुलभूत्य गर्भमाधत्त 
राज्ञी --रघु० २।७ गर्भोऽनवद्राजपत्न्याः - कु० 
१1१९ ३. गर्भाधान काळ-गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्त्रीत ब्राह्मण- 
स्योपनयनम्‌-सनु० २।३६ 4. (गर्भस्थ) बच्चा श० 
६ 5. वच्चा, अण्डशावक 6. किसी वस्तु का अभ्यन्त 
मध्य या भीतरी भाग (इस अर्थ में समस्त पद) -हिम- 
गर्भमंयूखे '---श० ३।३, अग्निगर्भा शमीमिव --४।१, 
रघु० ३।६, ५1१७, ९।५५, शि० ९।६२, मा० ३।१२, 
मुद्दा ० १।१२ 7. आकास-प्रसूति अर्थात्‌ सूं किरणों द्वारा 
आठ मासतक शोषित और आकाश में सचित वाष्पराशि 
जो बरसात में फिर इस धरती पर बरसती हैं. तु० मनु० 
९।३० ४. भीतरी कमरा, प्रसूतिकागृह, जच्चा खाना 
9. अम्यच्तरीण प्रकोष्ठ 10 छिद्र 11. अग्नि 12. आहार 

रह का कटीळा छिलका 14. नदी का पाट, वि 

शेषतः भाद्पद वतुदेशी को गंगा का जब कि वर्षाऋतु 
अपने यौवन पर होती है तथा दरिया उमड़ कर चलते ह । 
सम०-अडूः (गर्भेऽद्ः भी) अंक के बीच में विष्कंभक 
जेसा कि उत्तर रामचरित के सातवें अंक में कुश और लव 

के जन्म का दृश्य, या बाछरामायण में सोतास्वयंवर, सा० 

दश परिभाषा देता हे-अ ङ्कोदर प्रविष्टो यो रङ्गद्वारामुखा- 
गर्भाङ्कः सबीज: फलवानपि । 
२७९,-अवक्रान्तिः (स्त्रोऽ) आत्मा का गर्भ में प्रविष्ट 
होना, आगारम्‌ 1. बच्चेदानी 2. भीतरी कमरा, 


) 


निजी कमरा, अन्तः पुर 3. प्रसूतिकागृह 4. मन्दिर 
का पूजाकक्ष, जहाँ देवता की मृति स्थापित रहती है, 
-“आधानम्‌ 1. गर्भे रहना, गर्भधारण -- यर्भाधानक्षण- 
परिचयान्तूनमाबद्धमालाः (बलाका:)-मेघ० ९ 2. एक 
संस्कार, ऋतु-स्नान के पश्चात्‌ एक शद्धि संस्कार 
(यह सस्कार ही धामिक पक्ष में विवाह की पूर्णता को 
वेध ठहराता हँ) याज्ञ० १।११,-- आशय: योनि, बच्चे- 
दानी, --आस्रावः गर्भे का कच्चा गिरना, गर्भपात, 
ईश्वर: जन्म से ही धनी, जन्मजात धनी, पेदाइशी 
राजा या रईस, - उत्पत्तिः भ्रूण की रचना,-- उपघात 
कच्चे गर्भ का गिर जाना,_ उपघातिनी वह गाय या 
स्त्री जिसे विना ऋतु के गर्भ का स्राव हो जाय,--कर 
(वि०) गर्भे धारण करने वाला,--काल: ऋतु काल 
गर्भधारण का समय, -- कोश:,--षः गर्भाशय, बच्चेदानी, 
~ क्लेझः गर्भधारण करने का कष्ट, प्रसव की पीड़ा 
--क्षयः गर्भ को कच्ची अवस्था में गिर जाना,--गृहम्‌, 
--भवनम्‌,--- वेश्मन्‌ (नप्‌ं०) 1. घर के भीतर का 
कमरा, घर का मध्यभाग 2. प्रसूतिकागृह 3. मन्दिर 
का वह कक्ष जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापित हो 
"निर्गत्य गर्भभवनात्‌ --मा० १,- ` ग्रहणम्‌ गर्भधारण, 
गर्भे होना,-- घातिन्‌ (वि०) गर्भपात कराने वाला, 
--चलनम्‌, गर्भ स्पन्दन, गर्भाशय में बच्चे का हिलना- 
डोलना,-च्युति: (स्त्री०) 1. जन्म, प्रसुति 2. गर्भस्राव 
= दासः, --सी जन्म से ही गुलाम (तिरस्कार सूचक 
शब्द) ,--ब्रुह (वि०) (कर्तु० ए० व० धुक्‌) गर्भपात 
करने वाला,--धरा गर्भवती, -- धारणं - धारणा गर्भ- 
स्थिति, गर्भ में "सन्तान को रखना, ध्वंस: गर्भपात, 
- पाकिन्‌ (पुं०) साठ दिन में पकने वाला धान, 
साठी चावल,-- पात: चौथे महिने के बाद गर्भे का गिर 
जाना, --पोषणम्‌,- भर्मन्‌ (नपुं०) गर्भस्थ बालक का 
पालन-पोषण--अनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि 
---रघु० ३।४२ - मण्डपः शयनागार, प्रसूतिकागृ 
मासः वह महीना जिस में गर्भ रहे,--मोचनम्‌ प्रसव, 
बच्चे का जन्म, --योषा गर्भवती स्त्री (आलं०) चढ़ी 
हुई गंगा जत्र कि उसका पानी किनारों से बाहर बहता 
हो,--रक्षणम्‌ गर्भस्थ वालक की रक्षा करना,--रूपः, 
~ रूपक: बच्चा, शिशु, तरुण, ` रूक्षणम्‌ गर्भ हो जाने 
का चिह्लू --लम्भनम्‌ गर्भ की रक्षा और उसके विकास 
के लिए किया जाने वाला एक संस्कार, बसतिः 
(स्त्री ०) -वासः 1. गर्भाशय--मनु० १२।७८ 2. गर्भा- 
शय में रहना,-- विच्युतिः (स्त्रीश) गर्भाधान के 
आरम्भ ही में गर्भस्राव हो जाना, -वेदना प्रसवपीडा, 
व्याकरणम्‌ गर्भे की उत्पत्ति और वृद्धि,-शहूक्‌: एक 
प्रकारका औजार जिससे मरे हुए बच्चे को पेट से 
निकाला जाता हुँ,-शब्या गर्भाशय,--संभवः--संभूति 


( ३३९ ) 


(स्त्री०) गर्भवती होना,---स्थ (वि०) 1. गर्भाशय में 
विद्यमान 2. अभ्यन्तर, आन्तरिक,-- स्राव: गर्भ गिर 
जाना, गर्भे का कच्ची अवस्था में बह जाना--वर गर्भ- 
स्राव:--पंच० १, याज्ञ ७ ३३२० मनु० ५१६६ ॥ 

गर्भक: [ गर्भ--कन्‌ | बालों के बीच धारण को हुई पुष्प- 
माला,---कम्‌ दो रातों और उनके बीच के दिन का 
समय । 

गर्भण्डः [गर्भस्य अण्ड इव प० त०] नाभि का बढ़ बाना । 

गर्भवती [ गर्भ +- मतुप्‌ +-डीप्‌, वत्वम्‌ ] गर्भिणी स्त्री । 

ग्रभिणो [ गर्भ :-इति +-डीप्‌ ] गर्भवती स्त्री (चाहे मनुष्य 
की हो या पशु की)--गोगर्भिणीप्रियनवोलपमालभा रि- 
सेव्योपकण्ठविपितावलयो भवन्ति--मा० ९।२, याज्ञ 
१।१०५, मनु० ३।११४। सम०- अवेक्षणम्‌ दाईपना, 
गर्भवती स्त्री और नवजात बच्चे की सेवा और परि: 
चर्या,-दोहदम्‌ गर्भवती स्त्री की प्रबल इच्छाएँ या रुचि, 
-व्याकरणम्‌,-व्याकृतिः (स्त्री) (आयुर्वेद शास्त्र का 
एक विशेष अङ्ग ] गर्भ के विकास का विज्ञान । 

ग्रभित (वि०) { गर्भ + इतच्‌ ] गर्भेयुक्त, भरा हुआ । 

गर्भेतृष्त (विऽ) [ अलक स० त० ] 1. बालक की भाँति 
गर्भ में ही संतुष्ट 2. आहार और सन्तान के विषय में 
संतुष्ट 3. आलसी । 

गर्मुत्‌ (स्त्री०) [ गृ---उति, मुट्‌ ] 1. एक प्रकार का घास 
2. एक प्रकार का नरकुल 3. सोना । 

गर्ब (भ्वा० पर०-- गवति, गवित) घमंडी या अहंकारी 
होना, (केवल भू० क० कृ० के रूप में प्रयुक्त, जो कि 
विशेषण ही समझा जाता है और अर्व सै बना हे) 
कोऽर्थान्प्राप्य न गवित:--पंच० १।१४६ | 

गर्वः [ गवं -|- घञा, ] 1. घमंड, अहंकार--भा कुरु धनजन- 
यौवनगर्व हरति निमेषात्कालः सवंम्‌ -मोह० ४, मुघे- 
दानी यौवनगर्व वहसि-- मालवि० ४ 2. अल० शास्त्र 
म ३३ व्यभिचारिभावों में से एक--रूपधनविद्यादि- 
प्रयुक्तात्मोत्तर्षज्ञानाधोनपरावहेलनं यर्वः--रस०, या 
सा० द० के अनुसार---गर्वो मद: प्रभावश्रीविद्यासत्कु- 
लतादिज:, अजज्ञासविलासाङ्गदर्शनास्किनियादिङत्‌ । 

गर्वाट; [ गर्व स-अट्‌-:- अच्‌ ] चौकीदार, द्वारपाल । 

गह (म्वा०, चुरा» आ० (कभी कमी घर» भी) -गहंते, 
गहँयते, गाहित 1. कलंक लगाना, निन्दा करना, झिड़की 
देना - विषमां हि दशां प्राप्य दैव यहंयते नरः---हि० 
४३, मनु० ४१९९ 2. दोषी ठहराना, आरोप लगाना 
3. खेद प्रकट करना, वि --, कलोकित करना निन्दा 
करना, झिइको देना-तं विगहन्ति सम्वव:-मनु ० ९।६८, 
३।४६, ११५२ | 

गहणम्‌, -णा [ गहं --ल्युट्‌, 
कलंक, झिड़की, दुवंचन । 

यह [ गहं+-अ-- टाप्‌ ] दुर्वचन, निन्दा । 


गर्ह +-वृच्‌+-टाप्‌ ] निन्दा, 
ष्‌ २७ १ ७ 


गह्यं (वि०) [ गर्ह--प्यत्‌ ] निन्दनीय, निन्दा के योग्य, 
कलंक दिय जाने के योग्य--गह्ों कुर्यादुभे कुले--मनु० 
५1१४९ । सम०- वादिन्‌ (वि०) अपशब्द कहने 
वाला, दुवेचन बोलने वाला । 

(म्वा० पर०--गलति, गलित) 1. टपकाना चुआना 
पसीजना,--चूना-जलमिव गलत्युपदिष्टमू-- का० १०३, 
अच्छकपोलमूलगलितैः (अश्रुभिः) अमरु० २६।९१, 
भामि० २२१, रघु० १९।२२ 2. टपकना, या गिरना 
_~ शरदमच्छगलद्वसनोपमा- झि ६1४२, ९।७५, 
प्रतोदा जगलु:--भट्टि० १४९९, १७।८७, गलद्धम्मिल्ल 
~ गीत० २, रघु० ७1१०, मेघ० ४४ 3. ओझल होना, 
अन्तर्धान होना, गुजर जाना, हट जाना-- झेशवेन सह्‌ 
गलति गुरुजनस्नेहः--का० २८९, विद्यां प्रमादगलि- 
तामिव चिन्तयामि--चौर०, भर्तृ० २४४, भट्टि० 
५४३, रघु० ३।७० 4. खाना, निगलना (गृ से 
सबद्ध) -प्रेर० या चुरा० उभ० (भू० क० $० 
` -जछित)-1. उड़ेलना 2. निथारना, निचोडना 
3. बहना (आ०), निस्‌--, टपकना, रिसना, चूना-रघु० 
५1१७, पर्या--, टपकाना, भट्टि० २४, बि--, 1. टप- 
काना-- विक्रम० ४१० 2. टपकना, चूना 3. ओझल 
होना, अन्तर्धान होना । 

[ गल्‌ --अच्‌*] 1. कंठ, गर्दन--न गरलं गले कस्तू- 
रीयं-- तु० अजागलस्तनः- -भतृं० ११६४, अमरु ८८ 
2. साल वृक्ष की लाख 3. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 
सम०_ अङकूरः गले का एक विशेष रोग (सूजन), 
उद्भवः घोड़े की गर्दन के बाल, अयाल,-- ओघः 
गले की रसौली,--कम्बल: गाय बैल की गर्दन का नीचे 
लटकने वाला चमड़ा, झालर,-- गण्डः गंडमाला, गले का 
एक रोग जिसमें गांठ सी निकल आती है,--ग्रहः, 
““ ग्रहणम्‌, 1. गला पकड़ना, गला घोटना, श्वासावरोध 
करना 2. एक प्रकार का रोग 3. मास में कृष्णपक्ष के 
कुछ दिन--अर्थात्‌ चौथ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी और तीन इससे आगे के,-- चर्मन्‌ (नपुं०) 
अन्ननाली, गला,- द्वारम्‌ मुंह,--.मेखला हार, बातं 
(वि०) 1. गले की क्रिया में निपुण, खूब खाने और 
हजम करने वाला, तन्दुरुस्त, स्वस्थ-दुश्यन्ते चैव तीर्थेषु 
गलवार्तास्तपस्विन:-पच ० ३, अने० पा० 2. पिछलग्गू, 
चाटुकार,--ब्रतः मोर,- शुण्डिका उपजिह्वा, 
_ शुण्डी गर्दन की ग्रन्थियों की सूजन,-- स्तनी ('गले- 
स्तनी' भी) बकरी, हस्तः 1. गले से पकड़ना गला 
घोटना, अर्धचन्द्र या गरदनिया 2. अर्धचन्द्राकार 
बाण, तु० अधंचन्द,-- हस्तित (वि०) गले से पकड़ा 
हुआ, गर्दनिया देकर निकाला हुआ, गला घोटा हुआ । 
गलूकः [ गल +-बुन्‌ ] 1. कण्ठ, गईन 2. एक प्रकार की 

मछली । 


गल्‌ 


गलः 


( ३४० ) 


गलनम्‌ [ गल्‌ +ल्युट्‌ ] 1. रिसना, चूना, टपकना 2. चूना, 
पिघल जाना । 

गलन्तिका, गलन्ती [गल--शत्‌ +-डीष्‌, नुम्‌,-- कन्‌ न टाप्‌ 
इत्वम्‌,-गल-+-शतृ-+डीष्‌, नुम्‌ | 1. छोटा घडा 
2. छोटा घड़ा जिसकी पेंदी में छेद करके देव मूति पर 
टांग देते हैं, जिससे कि उस छेद से बराबर जल टप- 
कता रहता हैँ । 

गलिः [ गडि, डस्य लः, गल--इंन वा ] हृष्ट पुष्ट परन्तु 
मद्ठा बेल । दे० गडि । 

गलिल (भू० क० कृू०) [ गल्‌-क्त | 1. टपका हुआ, 
नीचे गिरा हुआ 2. पिघला हुआ 3. रिसा हुआ, बहता 
हुआ 4. नष्ट, ओझल, वञ्चित 5. बंघन-रहित, ढीला 
6. खाली हुआ, चू चू कर जो खाली हो गया हो 
7. छाना हुआ 8. क्षीण, निर्बेल किया हुआ । सम० 
कुष्ठम्‌ वढा हुआ या असाध्य कोढ़ जब कि हाथ 
पैर की अंगुलियाँ भी गल कर गिर जाती हुँ,-दन्त 
(वि०) दन्तहीन,--नयन जिसकी आँखों में देखने की 
शक्ति न रहे, अंधा । 

गलितकः [ गलित इव कायति--कै+-क ] एक प्रकार का 
नृत्य । 

गलेगण्डः [ अलूक्‌ स० त० ] एक पक्षी जिसके गले से मांस 
की थैली सी लटकती रहती हे । 

गल्भ्‌ (म्वा० आ०--गल्भते, गल्भित) साहसी या विश्वस्त 
होना, प्र--, साहसी या आत्म विश्वासी होना--या 
कथंचन सखीवचनेन प्रागभिप्रियतमं प्रजगल्मे- शि० 
१०।१८, न मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि 
टङ्किकायाः--विक्रमांक १।१६, टाकी का काम करने 
में सक्षम या साहसी नहीं हो सकता । 

गल्भ (वि०) [ गल्म्‌ +अच्‌ ] साहसी आत्मविश्वासी, 
जीवट का । 

गल्या [ गलानां कण्ठानां समूहः-गल्‌+- यत्‌+ टाप्‌ ] 
कण्ठों का समूह । 

गल्लः [ गल्‌ +-ल | गाल, विशेषकर मुख के दोनों किनारों 
का पाइर्ववर्ती गाल (अलं० शास्त्री इस शब्द को 
ग्राम्य" अर्थात्‌ गंवारू मानते. हे--तु०, काव्य० ७ में 
दिए गए उदाहरण का--ताम्बूलभृतगह्लोऽयं भल्लं 
जल्पति मानुषः, परन्तु तु० भवभूति के प्रयोग की 
-_पातालप्रतिमल्लगल्लविवरप्रक्षिप्तसप्तार्णवम्‌ ~ मा० 
५।२२। सम०--चातुरी गाल के नीचे रखा जाने 
बाळा छोटा गोल तकिया । 

गल्लकः [गल्‌ + निवप्‌,= गल्‌, तं लाति ला+-क, ततः स्वार्थे 
कन्‌ ] 1. शराब का गिलास 2. पुखराज, नीलमणि, 
दे० नी० 'गल्वर्क' । 

गल्लर्कः मदिरा पीने का प्याला । 

गल्वर्कः [ गलुर्मणिभेदः तस्य अर्को दीप्तिरिव--ब० स० | 


1. स्फटिक 2. वेदूर्यमणि 3. कटोरा, शराब पीने का 
गिलास । | 

गल्हू (भ्वा०--आ०--गल्हते, गल्हित) कलंक लगाना, 
निन्दा करना । 

गव [ कुछ समासों, विशेष कर स्वरों से आरंभ होने वाले 
शब्दों के आरम्भ में 'गो' शब्द का स्थानापन्न पर्याय ] 
सम०--अक्ष: रोशनदान, झरोखा--विलोलनेत्र भ्रमरे- 
गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा बभूवु:--रघु० ७।११, कुवः 
लयितगवाक्षां लोचने रङ्गनानां--७।९३, कु० ७५८, 
भेघ० ९८, “जालम्‌- जाली, झिलमिली,-- अक्षित 
(वि०) खिड़कियों वाला,--अप्रम्‌ गौंवों का झुंड 
(गोऽग्रम्‌, गोअग्रम्‌ या गवाग्रम्‌ लिखा जाता हे), 
अदनम्‌ चरागाह, गोचरभूमि,-- अदनी 1. चरागाह 
2. खोर, नांद जिसमें पशुओं के खाने के लिए घास 
रक्खा जाता हे,-अघिका लाख, अहे (वि०) गाय 
के मूल्य का,_अविकम्‌ गाय और भेड,--अदान: 
1. मोची 2. जाति से बहिष्कृत,-अश्वम्‌ बैल और घोड़े, 
---आकृति (वि०) गाय की शक्ल वाला, आह्निकम्‌ 
प्रतिदिन गाय को चारा देने की नाप,- इन्द्र: 1. गोंओं 
का स्वामी 2. बढ़िया बेल,---ईक्ष:,---ईश्‍वरः गौओ का 
स्वामी,--उद्धः सर्वोत्तम गाय या बेल । 

गवय: { गो+-अय्‌+-अच्‌ ] बैल की जाति- गोसदृशो 
गवयः-तकं०-दृष्टः कर्थचिद्‌गवर्य विविग्ने:-कु ० १1५६५ 
ऋतु० १।२३ । 

गबालूकः [ गवाय शब्दाय अलति--गव-- अल्‌ न-अकङा, | 
==गवय । 

गविनी | गोन-इनि+-ङीष्‌ ] गोओं का झुंड या लहंडा । 

गवेड्‌:, घुः, -- धुका [ ? ] पशुओं को खिलाने का चारा, 
घास । 

गवेरुकम्‌ गेरू । 

गवेष्‌ (म्वा० आ०---चुरा० पर० - गवेषते, गवेषयति, 
गवेषित) 1. ढूँढना, खोजना, तलाश करना, पूछ ताछ 
करना--तस्मादेष यतः प्राप्तस्तत्रेवान्यो गवेष्यताम 
--कथा० ५५, १७६ 2. प्रयत्न करना, उत्कट इच्छा 
करना, प्रबल उद्योग करना- गवेषमाणं महिषीकुलं 
जलम्‌ --ऋतु० १२१ । 

गवेष (वि०) [ गवेष्‌+-अच्‌ ] खोजने वाला, षः खोज, 
पूछताछ । 

गवेषणम्‌,-- णा [ गवेष्‌+ ल्युट्‌, युच्‌+- टाप्‌ वा ] किसी 
वस्तु की खोज, या तल!श । 

गवेषित (वि०) [ गवेष्‌ +क्त ] खोजा हुआ, ढूँढा हुआ, 
तलाश किया हुआ । 

गव्य (वि०) [ गो+-यत्‌ ] 1. गौ आदि पशुओं से युक्त 
2. गौओ से प्राप्त दूध, दही आदि 3. पशुओं के लिए 
उपयुक्त,--व्यम्‌ 1. गौओं की हेड, मवेशी 2. गोचर- 


( ३४१ ) 


भूमि 3. गाय का दूध 4. धनुष की डोरी 5. रंगीन 
बनाने की सामग्री, पीला रंग,--व्या 1. गौओं की 
हेड 2. दो कोस के बराबर दूरी 3. घनुष की डोरी 
4. रंग देने की सामग्री, पीला रंग । 

यव्यूतम्‌,-तिः (स्त्री०) [ गोः यूतिः पृषो० ] 1. एक कोस 
या दो मील की दूरी की माप 2. दो कोस के बराबर 
दूरी का माप । 

गहू (चुरा० उभ०--गहयति-ते) 1. (जंगल की भांति) 
सघन या सांद्र होना 2. गहराई तक पहुंचना । 

गहन (वि०) [गह +-ल्यृट्‌ ] 1. गहरा, सघन, सांद्र 
2. अभेद्य, अप्रवेश्य, अलंघ्य, दुर्गम 3. दुर्बोध, अव्या- 
ख्येय, रहस्यपूर्ण- सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्य- 
गम्यः-- पंच० १।२८५, भर्तृ ० २५८, गहना कर्मणो 
गतिः--भग० ४१७, शा० १।८ 4. कठोर, कठिन 
पीडाकर, कष्टकर--गहनः संसारः--शा० ३1१५ 
5. गहरा किया हुआ, तीब्र किया हुआ--मा० १।३०, 
-नम्‌ 1. गह्वर, गहराई 2. जंगल, झाडी या झुरमुट 
घोर या अप्रवेश्य जंगल--यदनुगमनाय निशि गहनमपि 
शीलितम्‌ --गीत० ७, भामि० १।२५३. छिपने का 
स्थान 4. गुफा 5. पीडा, दुःख । 

गह्वर (वि०) (स्त्री०-रा,-री) [ गहू --वरच्‌ ] गहरा, 
दुस्तर,--रम्‌ 1. रसातल, अथाह खाई 2. झाडी या 
झुरमुट, जंगल 3. गुफा, कन्दरा --गौरीगुरोर्गहवरमा- 
विवेश--रघु० २२६, ४६, ऋतु० १।२१ 4. दुर्गम 
स्थान 5. छिपने की जगह 6. पहेली 7. पाखंड 8. रोना, 
चिल्लाना,-- रः रूतामण्डप, निकुंज,--री 1. गुफा, 
कंदरा, खोह । 

गा [गै--डा ] गाना, श्लोक । 

गाङ्ग (वि०) (स्त्री०-गी) [ गङ्गा+अण्‌ ] गंगा में या 
गंगा पर होने वाला 2. गंगा से प्राप्त या गंगा से आया 
हुआ--गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र 
मञ्जतः--काव्य० १०, कु० ५।३७,--गः 1. भीष्म 
का विशेषण 2. कातिकेय की उपाधि,--गम्‌ 1. विशेष 
प्रकार का वर्षा का जल (जो स्वर्गीय गंगा से आने 
वाला माना जाता है) 2. सोना 1 

गाङ्कटः,-डेयः | गाङ्ग + अट्‌--अच्‌,शक० पररूप, पृषो ० ] 
झींगा मछली, या जलवृश्चिक । 

गाङ्गायनि [गङ्गा ‡-फिञ्ञ्‌] भीष्म या कातिकेय का नाम । 

गाङ्गेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ गङ्भान-ढक्‌ | गंगा पर 
या गंगा में होने वाला,--यः भीष्म या कातिकेय का 
नाम, यम्‌ सोना । 

गाजरम्‌ [ याजं मद॑ राति, गाज--रा-+-क ] गाजर । 

गाज्जिकाय:--वत्तेख । 

गाढ (भू० क» कृ०) | गाहञ-क्त ] 1. डुबकी लगाया 
हुआ, गोता लगाया हुआ, स्नान किया हुआ, गहरा 


घुसा हुआ 2. बार २ डुबकी लगाया हुआ, आश्रित, 
सघन या घना बसा हुआ--तपस्विगाढां तमसां प्राप 
नदीं तुरंगमेण--रघु० ९।७२ 3. अत्यंत दबाया हुआ, 
कस कर खींचा हुआ, पक्का, मुदा हुआ, कसा हुआ 
--गाढाद्भुदैबाहुभि:---रधु० १६।६०,--गाढारिङ्गन 
अमरु ३६, घुट कर छाती से लगाना--चौर० ६ 
4. सघन, सांद्र 5. गहरा, दुस्तर 6. बलवान्‌, प्रचण्ड, 
अत्यधिक, तोव्र-गाढोत्कण्ठाललितलूलितँ र ङ्गकैस्ताम्य- 
तीति-मा० ११५, मेघ० ८३, प्राप्तगाढप्रकम्पाम्‌ 
-श्यृंगार० १२, अमरु ७२, गाढतप्तेन तप्तम्‌ --मेघ० 
१०२,--ढम्‌ (अव्य०) ध्यानपुर्वक, जोर से, अत्य- 
घिकता के साथ, भरपूर, प्रचण्डता से, बरूपूर्वक । 
सम०--मुष्टि (वि०) बन्द मुट्ठी वाला, लोलुप, 
कंजूस, (ष्टिः) तलवार । 

गाणपत (वि०) (स्त्री०-ती) [ गणपति+-अण्‌ | 
1. किसी दल के नता से संबंध रखने वाला 2. गणेश 
से संबंध रखने वाला । 

गाणपत्य: [ गणपति-+-यक्‌ | गणेश की पूजा करने वाला. 
--त्यम्‌ 1. गणेश की पूजा 2. किसी दल का नेतृत्व, 
चौधरात, नेतृत्व । 

गाणिक्यम्‌ [गणिकानां सम्‌ ह:--यज्य | रंडियों का समूह । 

गाणेझः [ गणेश +-अण्‌ ] गणेश की पूजा करन वाला । 

गाण्डि (डी) व:,--वम्‌ [गाण्डिरस्त्यस्य संज्ञायां-व पूर्वपद- 
दीर्घो विकल्पेन ] अर्जुन का बाण (यह बाण सोम ने 
वरुण को दिया, वरुणने अग्निको और अग्निने 
अर्जून को, जबकि खांडव वन को जलाने में उसने 
अग्नि की सहायता की) गाण्डिवं स्रंसते हस्तात्‌-भग० 
१।२९ 2. धनुष । सम०--धन्वन्‌ (१०) अर्जुन 
का विशेषण--मेघ० ४८ । 

गाण्डोबिन्‌ (१०) [ गाण्डीव--इनि ] अर्जुन का विशेषण, 
तृतीय पांडव राजकुंमार-वेणी० ४ | 

यातागतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ गतागत+-ठक्‌ ] 
जाने आने के कारण उत्पन्न । 

गातानुगतिक (वि०) (स्त्री की) [ गतानुगत-+-ठक्‌ | 
अंघानुकरण से अथवा पुरानी लकीर का फकीर बनने 
से उत्पन्न । 

गातुः [ गे+तुन्‌ | 1. गीत 2. गाने वाला 3. गंधर्व 
4. कोयल 5. भौंरा । 

गात्‌ (१०) (स्त्री०-_त्री) 1. गवैया 2. गंधवं । 

गात्रम्‌ [गे--त्रन्‌, गातुरिदं वा, अण्‌] 1. शरीर,--अपचित- 
मपि यात्रं व्यायतरवादलक्ष्य---श० २।४, तपति 
तनुगात्रि मदनः--३।१७ 2, शरीर का अंग या 
अवयव--गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युएचारमर्हन्ति 
श० ३1१८, मनु० ३।२०९, ५।१०९ 3. हाथी के 
अगले पैर का ऊपरी भाग । सम०--अनुलेपनी 


( ३४२ ) 


उबटन,--आवरणम्‌ ढाल,-उत्सादनम्‌ सुगंधित पदार्थों 
से गरीर को साफ करना,--कर्षण (वि०) शरीर को 
कृश या दुर्बळ बनाने वाला --मार्जनी तौलिया,-यष्टि 
दुबळा पतला झरीर--रघु० ६।८१,--रुहम्‌ रोंगटे, 
बाल,--लता दुबला-पतला और सुकुमार शरीर, 
इकहरा बदन, -संकोचिन्‌ (पुं०) झाऊ चहा, साही 
(उछलते या छलांग लगाते समय यह अपने शरीर को 
सिकोड़ लेता है -- इसीलिए यह नाम पड़ा) ,--संप्लव: 
छोटा पक्षी, गोताखोर । 

गाथः [ गे !-थन्‌ ] गीत, भजन । 

गायक:,-थिकः | गे थकन्‌, गाथ--ठन्‌ ] 1. संगीतवेत्ता, 
मवेया 2. पुराणों अथवा धार्मिक काव्यों का लय के 
साथ गायन करने वाला। 

गाथा [ गाथन-टाप्‌ ] 1. छन्द 2. घामिक श्लोक या छन्द 
जो वेदों से संबंध न रखता हो 3. इलोक, गीत 4. एक 
प्राकृत बोली । सम०---कारः प्राकृत काव्यकार । 

गाथिका [ गाथान-कन्‌-+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] गीत, इलोक 
--याज्ञ० १।४५। 

गाध्‌ (भ्वा० आ०--गाधते, गाधित) 1. खड़ा होना, 
ठहरना, रहना 2. कूच करना, गोता लगाना, डुबकी 
लगाना---गावितासे नभो भूयः --भट्टि० २२।२, 
८।१ 3. खोजना, तलाश करना, पुछ-ताछ करना 
4. संकलित करना, गूथना या घागे में पिरोना । 

गाध (वि०) [| गाध्‌+घञ्ञ्‌ ] तरणीय, जो बहुत ठहरा 
न हो, उथला--सरितः कुर्वती गाधाः पथश्चाइ्यानकर्द- 
मान्‌--रघु० ४२४, तु० अग्राध, -- धम्‌ 1. उथली या 
छिछली जगह, घाट 2. स्थान, जगह 3. लालसा, 
अतितृष्णा 4. पेंदी । 

गाधिः,-गाधिन्‌ (१०) [गाध्‌ +-इन्‌, गाध--इनि] विश्वा- 
मित्र के पिता का नाम (वह इन्द्र का अवतार तथा 
राजा कौशाम्ब के पुत्र के रूप में उत्पन्न माना जाता 

है) । --जः,-नन्दनः-षुत्रः विश्वामित्र का विशेषण, 
- -नगरम्‌-पुरम्‌ कान्यकुब्ज (वर्तमान कन्नौज) का 
विशषण । 

गाधेयः [गाधि ‡-ढक्‌] विश्वामित्र की उपाधि । 

गानम्‌ [गै 2 ल्युट्‌) गाना, भजन, गीत । 

गान्त्री [गन्त्री + अण्‌ ~- ङीप्‌ | बैलगाड़ी । 

गान्दिनी [गो 1-दा शिनि. पृषो] 1. गंगा का विशेषण 
2. काशी की एक राजकुमारी, स्वफल्क की पत्नी 
तथा अक्र की माता! सम०--सुतः 1. भीष्म 
2. कातिकेय तथा 3. अक्रूर का विशेषण । 

गान्धर्वं (वि०) (स्त्री०-र्वो) [गन्धर्वस्येदम्‌ -- अण्‌] गंधर्वो 
से संबंध रखनेवाला,--बँः 1. 

(व्याख्या के लिए दे० 


न्मिथः--याज्ञ० ११६१, 


गायक, दिव्य गर्वया ; 
2. आठ प्रकार के विवाहों में से एक-गान्धर्व: समया- : 


'गंधर्वविवाहँ) 3. सामवेद का उपवेद जो संगीत से 
संबंध रखता हैं 4. घोडा,--वंम्‌ गंधर्वो की कला अर्थात्‌ 
गाना-बजाना,--कापि बेला चारुदत्तस्य गान्धर्व श्रोतं 
गतस्य--मृच्छ० ३। सम०--चित्त (वि०) जिसके 
मन पर गंधव ने अधिकार कर लिया है,--ज्ञाला 
संगीतभवन, गायनालय । 
गान्धवं (वि) कः [गांधवं+-कन्‌, गन्धर्व -ठक्‌] गवेया । 
गान्धारः [गन्ध +-अण्‌ ==गान्ध+-ऋ- अण्‌ | भारतीय सर- 
गम के सात प्रधान स्वरों में तीसरा (संगीत के संकेतों 
में बहुघा 'ग' से प्रकट किया जाता है) 2. सिंदूर 
3. भारत ओर पिया के बीच का देश, वर्तमान कंधार 
4. उस देश का नागरिक या शासक । 
गान्धारिः [गान्ध ऋ-इन्‌] शकुनि का विशेषण, दुर्योधन 
का मामा । 
गान्धारी [गान्धारस्यापत्यम्‌-इञ्ञ्‌ ] गांघार के राजा सुबल 
की पुत्री तथा घृतराष्ट्र की पत्नी (गांधारी के १०० 
पुत्र--एक दुर्योधन तथा ९९ उसके भाई--हए । 
उसके पति धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए वह सदैव अपनी 
आँखों पर पट्टी बांघे रखती थी (संभवतः अपने आप 
को अपने पति की स्थिति में लाने के लिए), जब 
कौरव सबके सब मर गये तो गांधारी और घ॒तराष्ट्र 
अपने भतीजे युधिष्ठिर के साथ रहे) 
गान्धारेयः [गान्वार्या अपत्यम्‌-उक्‌] दुर्योधन का विशेषण । 
गान्धिकः [गन्ध --ठक | 1. सुगंधित द्रव्यों (इतर तेल फुलेल 
आदि) का विक्रेता, गंधी 2. लिपिकार, करणिक, 
--कम्‌ सुगंधित द्रव्य (इतर तेल फुलेल आदि) 
-पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिकैः-पंच० 
१1१३ । 
गामिन्‌ (वि०) [गम्‌ + णिनि] (केवल समास के अंत में 
प्रयुक्त) 1. जाने वाला, घूमने वाला, सैर करने वाला 
= वेदिशगामी--मालवि० ५, म॒गेन्द्रगामी--रधु० 
२।३०, यर की चाल चलने वाला--कुब्ज--पंच० 
अळ्स' अमरु ५१ 2. सवारी करने वाला 
--दिरद --रघु० ४४ 3. जाने वाळा, पहुँचनेवाला, 
लागू करने वाळा ह संबंध रखने वाला---ननु सखीगामी 
दोप:--ण ० द्वितीयगामी न हि शब्द एष न 
घु० ३1८०, 4. नेतृत्व करने वाला, पहुंचने वाला, 
घटने वाला--चित्रकूटगामी मार्गः, कतँगामि क्रिया- 
फळम्‌ 5. सरक्त सदृणभर्तेगामिनी--मालवि० ५ 
6. दनवाला, सौपन वाला--श० ६, याज्ञ० २1१४५ । 
; गाम्भोयंम्‌ {गग्भीर = प्यजा | 1. गहराई, थाह (जल या 
| व्वनि आदि की) 2. गहराई, अगाधता (अर्थ या 
चरित्र आदि की )-समुद्र इव गाम्भीयें--रामाठ, शि० 
१५५, रघ० ३1३२ | 


। गायः [गे +} घडा, | गाना, भजन, गीत-न्याज्ञ ० ३३११२ । 


51५ 
नु 


( ३४३ ) 


गायक: [गे 1-ण्वुल्‌] गबैया, संगीतवेत्ता--त नटा न विटा 
न गायका:--भर्तृ ० ३1२७ । 

गायत्र:,-त्रम्‌ [गायत्री -- अण्‌ | गीत, सूक्त । 

गायत्री [गायन्तं त्रायते-गायत्‌ --त्रान+-क+डोपू| 1. २४ 
मात्राओं का एक वेदिक छंद--गायत्री छन्दसामहम्‌ 
-~भग० १०३५ 2. संध्या (प्रातः और सायम्‌) के 
समय प्रत्येक ब्राह्मण के द्वारा बोला जाने वाला गुरु- 
मंत्र; इसके जप से बहुत से पापों का प्रायश्चित 
होता है, वह मंत्र यह है:--तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌--ऋक ० ३।६२।१०; 
--त्रम्‌ गायत्री छंद में रचित तथा सस्वर उच्चरित 
सूक्त । 

गायत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [गायत्र+-इनि] वेद सूक्तो 
का गायक, विशेष कर सामवेद के मंत्रों का गायन 
करने वाला । 

गायन: (स्त्री ०-नी) [गै--ल्युट्‌| गवैया---तथेव तत्पोरुष- 
गायनीकृता' --ने० १।१०३, भर्ते० ३1२७, अने० पा० 
नम्‌ 1. गाना, गील 2. गायन विद्या से अपनी आजी- 
विका चलाने वाला । 

गारुड (वि०) (स्त्री०-डो) [गरुडस्येदम्‌ - अण्‌] 1. गरुड 
की शक्ल का बना हुआ 2. गरुड से प्राप्त या गरुड 
से संबंध रखने वाला,--ड:,-डम्‌ 1. पन्ना -रघु० १३। 
५३ 2. साँपों के विष को उतारने का मंत्र -संगृहीत- 
गारुडेन--का० ५१ 3. गरुड द्वारा अधिष्ठित अस्त्र 
4. सोना । 

गारुडिकः [गारुड )-ठक्‌] जादू मंत्र करने वाला, ऐन्द्र- 
जालिक, जहरमोरा या विषनाशक ओषधियों का 
विक्रेता । 

गारुत्मत (वि०) (स्त्री०-ती) [गरुत्मान्‌ अस्त्यस्य-अण्‌ | 
1. गरुड की आक्ृतिका बना हुआ 2. (अस्त्र की 
भांति) -गरुडाधिष्ठित---रघु० १६।७७,-तम्‌ पन्ना । 

गार्देभ (वि०) (स्त्री ०-भी) [गर्दभस्येदम्‌ - अण्‌] गधे 
से प्राप्त या गधे से संबद्ध, गर्देभसंबंधी । 

गाद्धधंम्‌ [ग्धं +-ष्यञ्ञ्‌ ] लालच, शि० ३।७३। 

गार्ध्र (वि०) (स्त्री०-्धी) [गृध्रस्यायम्‌ अण्‌ ] गिद्ध से 
उत्पन्न,-- ध्रः 1. लालच (प्रायः 'गार्ध्यं’ का अर्थ) 
2. बाण। 
परो से युक्त बाण । 

गार्भे (वि०) (स्त्री०- भी) 

गाभिक (स्त्री०-क़्ो) (वि०) 
पयक 2. गर्भावस्‍्थासंबेधी -मनु०२।२७। 


[गर्भ साधु--अण्‌ ठक्‌ वा] 


गाभिणम्‌-ण्यम्‌ [गभिणीनां समू हः भिक्षा” अण्‌] गर्भवती ` 


स्त्रियों का समूह । 


गाहंपतम्‌ [गृहपतेरिदम्‌- अण्‌] गृहपति का पद व प्रतिष्ठा । : 
गार्हपत्यः [गृहपतिना नित्यं संयुक्तः, सज्ञायां त्र्य] 1. गृहपति : 


सम०-- पक्षः,-वासस्‌ (पुऽ) गिद्ध के 


1. गर्भाशयसंबंधी, अ्रणवि- ¦ 


के द्वारा स्थायी रूप से रक्खी जाने वाली तीन यज्ञा- 
ग्नियों में से एक, यह अग्नि पिता से प्राप्त की जाती 
है तथा सन्तान को सौंप दी जाती है, इसी से यज्ञ में 
अग्न्याधान किया जाता हुँ, तु० मनु० २।२३१ 
2. वह स्थान जहाँ यह अग्नि रक्खी जाती है,-त्यम्‌ एक 
परिवार का प्रशासन, गृहपति का पद और प्रतिष्ठा । 

गाहुमेध (वि०) (स्त्री ०-धी) [गृहमेधस्येदम्‌-अण्‌] गृह- 
पति के लिए योग्य या समूचित,-- धः पाँच यज जिनका 
अनुष्ठान भृहपति को नित्य करना होता हे । 

गाहस्थ्यम्‌ [गृहस्थ--ष्यञ्ञ्‌] 1. गृहस्थ पुरुष के जीवन की 
अवस्था या क्रम, घरेलू काम काज, गृहस्थी 2. गृहपति 
के द्वारा नित्य अनुष्ठेय पंचयज्ञ । 

गालनम्‌ [ गल्‌ न-णिच्‌+ल्युट्‌ ] 1. (तरल पदार्थ का) छन 
कर रिसना 2. प्रचंड ताप से गल जाना, गना, 
पिघलना । 

गालवः [ गल्‌+घञा्‌, तं वाति--वाऋक | 1. लोध्र 
वृक्ष 2. एक प्रकार का आवनूस 3. एक ऋषि, विइवा- 
मित्र का शिष्य (हरिवंश पुराण में उसे विश्वामित्र 
का पुत्र बतलाया गया है) 

गालि: [ गल--इन्‌ ] अपशब्द, दुर्वचन, गाली--ददतु ददतु 
गालीर्गालिमन्तो भवन्तो वयमपि तदभावाद्गालिदाने- 
असमर्था:--भतु ० ३।१३३ 1 

गालित (वि०) | गल्नणिच- क्त ] 1. छाना हुआ 
2. (अर्क की भांति) खींचा हुआ 3. पिघलाया हुआ, 
ताप से लगाया हुआ । 

गालोड्घम्‌ [ गलोड्य--अण्‌ ] कमल का बीज । 

गावल्गणिः [ गवल्गण -|-इज्य | संजय का विशेषण, गव- 
ल्गण का पुत्र । 

गाह (भ्वा० आ०- गाहते, गाढ या गाहित) डुबकी 
लगाना, गोता लगाना, स्नान करना, (पानी जेसे 
पदार्थं में) डुबोना -- गाहन्तां महिषा निपानसलिलं 

श्यृद्धैमूंहुस्ताडितम्‌-- श० २1६, गाहितासेऽथ पुण्यस्य 

गङ्गामूतिमिव द्रुताम्‌-भट्वि० २२११, १४।६७ (आलं० 
भी); मनस्तु मे संशयमेव गाहते --कु० ५।४६, संशयों 
में डुबा हुआ या संशयालू 2. गहराई में घुसना, बैठना, 
घूमना-फिरना - कदाचित्काननं जगाहे--का० ५८ 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाह- 
माने - रघु० २1१४, मेघ० ४८, हि० १।१७१, कि० 
१३।२४ 3. आलोडित करना, क्षुब्ध करना, हिचकोले 
दना, बिलोना 4. लीन होना (अधि० के साथ) 
5. अपने आपको छिपाना 6. नष्ट करना, अब , 
('अ' को प्रायः लुप्त करके) 1. डुबकी लगाना, स्नान 
करना, गोता लगाना-तमोपहन्त्रीं तमसां उगाहय-रघु० 
१४।७६, स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलम्‌-याज्ञ० १।२७२ 
2. घुसना, पेठना, पूरी तरह व्याप्त होना-- पूर्वापरौ 


( ३४४ ) 


तोयतिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड:--कु ० 
१११, ७४०, उप-, घुसना, प्रविष्ट होना, वि -- 
- योता लगाना, डुबकी लगाना, स्तान करना -- 
(दोघिका:) स व्यगाहत विगाढमन्मथ:--रघु० १९।९ 
2. प्रविष्ट होना, पैठना, व्याप्त होना (आलं० भी) 
~विषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशय 
--कि० राइ, रघु० १३1१ 3 आन्दोलित करना, 
विक्षब्ध करना विगाह्यमानां सरयं च नौभि:---रघु ० 
१४३०, सम्‌--, घुसना, अन्दर जाना, पैठना--समः 
गाहिष्ट चाम्बरम्‌--भट्रि १५1६९ । 

गाहः [ गाह --घज्म ] 1. डुबकी लगाना, गोता लगाना, 
स्नान करना 2. गहराई, आम्यन्तर प्रदेश 1 

गाहनम्‌ [ गाह - | डुबकी लगाना, गोता लगाना, 
स्नान करना -आदि ! 

नाहित (वि०) [ गाह्‌ +-क्त ] 1. स्नान किया हुआ 
गोता लगाया 2. पैदा हुना, घुसा हुआ -दे० गाह. । 

गिन्दुकः [ ==गेन्दुकः पृषो० ] 1. गेंद 2 एक वृक्ष का नाम 
दे गेंदक । 

गिर्‌ (स्त्री०) | भृञ-क्विष्‌ ] (कर्त०, ए० व०--गी: 
करण?» द्वि० व०---गीर्भथ्याम्‌ आदि) 1. भाषण, शब्द 
भाषः -वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससर्ज गिरमात्मभूः-कु० 
२।५३, भवतीवां सूनृदर्यव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ -श० 
१, प्रवृत्तिसाराः दळु मादृशां गिरः-कि० १।२५, 
शि० २।१५ याज्ञ० १७१ 2. सरस्वती का आवाहन, 
स्तुति, गीत 3. विद्या और वाणी की देवी सरस्वती । 
सम? --देवी ( गीर्देवी) वाणी की देवी सरस्वती 
“पति: (गीः पतिः, गीष्पतिः, गीर्पतिः ) 1. देव- 
ताओं के गुरु बृहस्पति 2. विद्वान्‌ पुरुष,--रथः 
(गीरथः) वृहस्पति, वा (बा) ण. (गोर्वाणः) देव, 
देवता-परिमळो गीर्वाणचेतोहरः-भामि० १।६३, ८४। 

गिरा | गिर्‌-{-क्विप्‌ -टाप्‌ ] वाणी, बोलना, भाषा, 
आवाज । 

गिरि (वि०) [ गृञ-इ किच्च ] श्रद्धेय, आदरणीय, पूज- 
नीय; --रिः 1. पहाड़, पर्वत, उत्थापन --पश्याघ: 
खनमे मूढ गिरयो न पतन्ति किम्‌ --श्रुंगार०---१ 
ननु प्रबातेऽपि निष्कम्पा गिरय:--श० ६ 2. विशाल 
चट्टान 3. आँख का रोग 4. संन्यासियों की सम्मान- 
सूचक उपाधि--उदा० आनन्दगिरि 5. (गण० में) 
आठ की संख्या 6. गेंद ( जिससे बच्चे खेलते हैँ), 
रिः (स्त्री) 1. निगलना 2. चूहा, मूसा (इस 
अर्थ में 'गिरी' भी लिखा जाता हँ) । सम०--इनब्र 
1. ऊंचा पहाड़ 2. शिव का विशेषण 3. हिमालय 
पहाड़, --ईक्ष: 1. हिमालय पर्वत का विशेषण 2. शिव 
का विशेषण---सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌--कु० 
५।३,--कच्छषः पहाड़ी कछुवा,--कष्डक: इन्द्र का 


। 


वज्,--कदम्बः--खकः, कदंब वृक्ष की जाति--कन्दरः 
गुफा कन्दरा,--कणिका पृथ्वी,---काण: एक आँख से 
अन्धा या एक आँख वाला व्यक्ति,--काननम्‌ पहाडी 
निकुंज,--कूटम्‌ पहाड़ की चोटी,--गंगा एक नदी का 
नाम,--शुड: गेंद,--गुहा पहाड़ की गूफा,---चर (वि०) 
पहाड़ पर घूमने वाला---गिरिचर इव नाग: प्राणसारं 
बिभति--श० ३।४ (--रः) चोर,--ज (वि०) 
पहाड़ पर उत्पन्न (जम्‌) 1. अबरक 2. गेरू 3. गुग्गुल 
4. शिलाजीत 5. लोहा (--जा) 1. (हिमालय की 
पुत्री) पार्वती 2. पहाड़ी केळा 3. मल्लिका लता 
4. गंगा का विशषण,--"तनय:,---नन्दन:-- सुत 
1. कातिकेय का विशेषण 2. गणेश का विशेषण, “पति 
शिव का विशेषण, "मलम्‌ अबरक,-- जालस्‌ पर्वतमाला, 
“ज्वरः इन्द्र का वज्तर,--दुर्गम्‌ पहाडी किला, पहाड़ 
पर विद्यमान दुर्ग--नुदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य 
क्सेत्पुरमु--मनु० ७1७०, ७१,--द्वारम पहाड़ी मार्ग, 
->भातुः गेरू--ध्वजम्‌ इन्द्र का वज्ज,---नगरम्‌ 
दक्षिणापथ में विद्यमान एक जिला,--नदी (नदी) 
पहाडी नदी, छोटा चश्मा या नदी,--णद्ध (नद्ध) 
(वि०) पहाड़ों से घिरा हुआ,-- नन्दिनी 1. पावती 
2. गंगानदी 3. दरिया (पहाड़ से निकलकर बहने 
वाला)-कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी-भामि० 
५।३,--णितम्बः (नितम्बः) पहाड़ का ढलान,--पीलु 
एक फलदार वृक्ष, फालसा,--पुष्पकम्‌ शिलाजीत, 
--पृष्ठ: पहाड़ की चोटी,--प्रपात: पहाड़ का ढलान 
--प्रस्थः पहाड़ की समतल भूमि,--प्रिया सुरा, गाय, 
--भिद्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण,--भू 000" पहाड 
पर उत्पन्न (भूः--स्त्री) 1. गंगा का विशेषण 
2. पार्वती का विशेषण,-मल्लिका कुटज वृक्ष,---मान 
हाथी. एक विशालकाय हाथी,--मृद्‌,- मृद्भवम्‌ गेरू 
- राज (पु०) 1. ऊँचा पहाड़ 2. हिमालय का 
विशेषण,---राज: हिमालय पहाड,--व्रजम्‌ मगध में 
विद्यमान्‌ (राजगृह) एक नगर का नाम,-- शारूः एक 
प्रकार का पक्षी,-श्य ड्रः गणेश का विशेषण,---(गम्‌ ) 
पहाड़ की चोटी,--षद्‌ (सदू) (१०) शिव का विशे- 
षण,-सानु (नप्‌.०) पठार, अधित्यका,-सारः 1. लोहा 
2. टीन 3. मलय पहाड़ का विशेषण--सुतः मेनाक 
पहाड़,-सुता पार्वती का विशेषण,-ख़बा पहाड़ी नदी । 

गिरिकः, गिरियक:, गिरियाकः [ गिरि+-के-क, गिरि 
+या+क-+कन्‌, गिरि--या-+क्विप्‌ +-कन्‌ ] गेंद । 

गिरिका [ गिरिञ-कन्‌+टाप्‌ ] छोटा चूहा। 

गिरिशः [ गिरौ कँलासपर्वते शेते--गिरि--शी--ड बा] 
शिव का विशेषण--प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात्‌ 
--रघु० २४१, गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
° १।६०, ३७। 


( ३४५ ) 


गिल (तुदा० पर--गिलति, गिलित) निगलना (वस्तुतः 
यह कोई स्वतंत्र धातु नहीं, बल्कि 'गू' से सम्बद्ध हैं) । 

गिल (वि०) [गिल्‌ क ] जो निगलता हे, उदरस्थ कर 
लेता है-उदा० तिमिङ्गिलगिलोऽप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति 
राघव: --दे० तिमिङ्गिल,--लः नींबू का वृक्ष । सम० 
-~यिलः--प्राहः मगरमच्छ, घडियाल । 

गिलनम्‌, गिलिः (स्त्री) [ गिल्‌ +ल्युट्‌, गिल+इन्‌ ] 
निगलना, खा लेना । 

गिलायु: गले के भीतर एक कड़ी गाँठ या रसौली । 

गिलि (रि) त (जि०) [गिल्‌--क्त ] खाया हुआ, 
निगला हुआ । 

गि (गे) ष्णुः [गे-{-इष्णुच्‌ आद्गुणः] 1. गवेया 
2. विशेषकर वह ब्राह्माण जो सामवेद के मन्त्रों का 
गायन करने में चतुर हो, सामगायक । 

गीत (भू० क० कु ०) | गे+-क्त ] 1. गाया हुआ, अलापा 
हुआ (शा०)-आय साघु गीतम्‌--श० १, चारणदवन्द्- 
गीत: शब्द:--श० २।१४ 2. घोषणा किया हुआ, 
बतलाया हुआ, कहा हुआ-गीतश्चायमर्थोङ्गिरसा-मा० 
२, (गै' के नीचे भी दे०),--तम्‌ गाना, भजन, 
-तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः--श० -१॥५, 
गीतमुत्सादकारि मृगाणाम्‌ --का० ३२ । सम० 
--अयनम्‌ याने का साधन या उपकरण अर्थात्‌ वीणा 
बंसरी आदि,- -क्रमः गीत का गानक्रम,--ज्ञ (वि०) 
यानकला में प्रवीण,--प्रिय (वि०) गाने बजाने का 
शौकीन (यः) शिव का विशेषण,--मोदिन्‌ (पु०) 
किन्नर,--आास्त्रम्‌ संगीत विद्या । 

गीतकम्‌ [ गीत-+-कन्‌ | स्तोत्र, भजन । 

गोता [ गै-क्त +-टाप्‌ | (बहुधा गुरु-शिष्य संवाद के रूप 
मे) संस्कृत पद्य में लिखे गये कुछ धामिकग्रंथ जो 
विशेष रूप से धामिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करते हैं-उदा० शिवगीता, रामगीता, भगवद्‌- 
गीता आदि, परन्तु यह नाम केवल अन्तिम ग्रन्थ (भगवद्‌- 
गीता) तक ही सीमित प्रतीत होता है - गीता सुगीता 
कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरेः, या स्वयं पद्मनाभस्य 
मुखपद्याद्रिनि सृता -श्रीधर स्वामी द्वारा उद्धत । 

गीतिः (स्त्री) [ गे +-क्तिन्‌ | 1. गीत, गाना--अहो राग- 
परिवाहिणी गीतिः श० ५, श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽ 
स्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव--कु० ३।४० 2. एक 
छंद का नाम, दे० परिशिष्ट । 

गीतिका [ गीति +-कन्‌ +-टाप्‌ ] 1. छोटा गीत 2. गाना । 

गीतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ गीतञ-इनि ] जो गाकर 
सस्वर पाठ करता हे--गीती शीघी शिरःकम्पी तथा 
लिक्षितपाठकः--श्िक्षा ३१। 

गौण (वि०) [ गृञ-क्त ] 1. निगला हुआ, खाया हुआ 
2. वर्णन किया गया, स्तुति किया गया (दे० गृ) । 

डड 


गीणिः (स्त्री०) [ गृ+क्तित्‌ ] 1. प्रशंसा 2. 
3. खा लेना, निगल जाना । 

गु (तुदा० पर०--गुवति, गून) विष्ठा उत्सर्ग करना, 
मलोत्सर्ग करना, पाखाना करना । 

गुग्गुलः,--लुः [ गृज्‌ +-क्विप्‌=गुक्‌ रोगः ततो गुडति 
रक्षति--गुक्‌+-गुड्‌ क (कु) डस्य लकारः | एक 
प्रकार का सुगंधित गोंद, राल, गुम्गल । 

गुच्छः [ गु+-क्विप्‌ ==गुत्‌ तं इयाति --गुत्‌ +- शोनक ] 
.1. बंडल, गुच्छा 2. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, (वृक्षों 
का) झुंड-अक्षणोनिक्षिपदञ्जनं श्रवणयोस्तापिच्छग्‌च्छा- 
वलिम्‌-गीत० ११, मनु० १।४८ शि० ६1५० 
3. मयूरपंख 4. मोतियों का हार 5. बत्तीस लड़ियों 
का मुक्ता हार (कुछ के मतानुसार ७० लड़ियाँ) 
सम०--अर्ध: चौबीस लड़ियों का मोतियों का हार 
(घेः, धम्‌) आधा गुच्छा,--कणिशः एक प्रकार का 
अनाज,--पत्र: ताड़ का पेड,--फल: 1. अंगूर की बेल 
2. केले का वृक्ष । 

गुच्छकः [ गुच्छ+-कन्‌ ] दे० 'गुच्छ' । 

गुज्‌ (म्वा० पर०--गोजति, बहुधा म्वा० पर० गुञ्ज्‌ 
गुञ्जति, गुञ्जित या गुजित) गुं गुं शब्द करना, 
गुंजार करना, गूँजना, भनभनाना,--न षट्पदोऽसौ न 
जुगुञज यः कलम्‌ --भट्टि० २।१९, ६१४३, १४२, 
उत्तर० २।२९-भयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं तव 
किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भृ ङ्गाः-भामि० १।५। 

गुजः [ गुज्‌ नक ] 1. भिनभिनाना, गूँजना 2. कुसुमस्तवक, 
फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता--तु० गुच्छ। सम० 
कृत्‌ भौंरा । 

गुञ्जनम्‌ ¦ गुञ्ज्‌+-ठ्युट्‌ ] मन्द-मन्द शब्द करना, भिन- 
भिनाना, गूँजना । 

गुञ्जा [गुञ्ज्‌ +अच्‌-टाप्‌] गुंजा नाम की एक छोटी झाडी 
जिसके लाल बेर जैसे फल लगते है, घूंघची-अन्ताविष- 
मया ह्येता बहिइचेव मनोरमाः, गुञ्जाफलसमाकारा 
योषितः केन निर्मिता:-पंच० १॥ १६९, कि जातु गुञ्जा- 
फलभूषणानां सुवर्णकारेण वनेचराणाम्‌ --विक्रमांक० 
१।२५ 2. इस झाडी का फल, गूंजा जो १३८ ग्रेन के 
बराबर वजन की होती हूँ, या कृत्रिम रूप से जिसका 
तोल २३३ ग्रेन कौ माप का समझा जाता हे 3. गुंजार 
मंद-मंद गुंजन का शब्द 4. ढपड़ा, ताशा,- भट्टि० 
१४२ 5. मधुशाला 6. चिंतन, मनन । 

गुञ्जिका [गुझ्जा--कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌] घुंघची । 

गुञ्जितम्‌ [गुञ्ज्‌ +क्त] भनभनाना, गुनगुनाना-- स्वच्छन्दं 
दलदरविन्द ते मरन्दं विदन्तो विदघतु गुञ्जितं मिलिन्दाः 
- भामि० ११५, न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः 
--भट्टि० २।१९ । 

गुटिका [गु+टिक्‌=गृटि+कन्‌+-टाप्‌] 1. गोली 2. गोल 


यश 


( २४६ ) 


कंकड़, कोई छोटा गोला या पिंड---लोष्टगुटिका: । 
क्षिपति--मृच्छ० ५ 3. रेशम के कोडे का कोया | 
4. मोती---निर्धति हारगुटिकाविशदं हिमाम्भः _रेघु० | 
५७७० | सम०--अज्जनम्‌ एक प्रकार का सुर्मा। | 

गुटी [गुटि--डीप्‌| दे० 'गुटिका' । 

गुड: [गुड्‌ !-क] 1. शीरा, राव, ईख के रस से तैयार किया | 
हुआ गुड -गुडघाना:--सिद्धा०, गुडौदनः याज्ञ ¦ 
१1२०३, गुडद्वितीयां हरीतकीं भक्षयेत्‌- सुश्रु० 
2. भेली, पिण्ड 3. खेलने की गेद 4. मुंहभर, ग्रास 
5. हाथी का जिरहबख्तर, कवच । सम०---उदकम्‌ ¦ 
गुड का शरबत,--उद्भूवा शक्कर, ओदनन्‌ गुड डाल 
कर उबाले हुए मीठे चावल,--तुणम्‌,--दारु.,--रु 
(नपुं०) गन्ना ईल, धेनुः (स्त्री०) दूध देने वाली 
गाय, जो प्रतीक रूप से गुड की बना कर ब्राह्मणों को 
उपहार में दी जाय,-पिष्टन्‌ गुड के लड्डू,--फल: 
पील्‌ का पेड़,--शर्करा खांड,--श्डड्रम्‌ - गुड-द्रावणी 
कलश,--हरीतकी गुड में रक्खी हुई हरे, मुरब्बे 
की हरं । 

गुडक. [गुड--कन्‌] 1. पिण्ड, भेली 2. ग्रास 3. गुड से 
तैयार की हुई औषधि । 

गुडलम्‌ [गुड+-ला--क] गुड़ से तैयार की हुई शराब ! 

गुड़ा [गुड-{-टाप्‌] 1. कपास का पौघा 2. बटी, गोली । 

गुडाका [गुडयति संकोचयति देहेन्द्रियादीनि इति गुड: तमा- 
कति प्रकाशयति गुड +-आ कँ +-क-- टाप्‌] 1. तन्द्रा 
2. निद्रा। सम०--ईशः 1. अर्जुन का विशेषण, 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमर्हसि--भग० 
११।७, (गीता में और कई स्थानों पर) 2. शिव का 
विशेषण । 

गुडगुडायनम्‌ [गुडणुड इत्येवमयनं यस्य--ब० स०] खांसी 
आदि के कारण कण्ठ से गुडगुड की आवाज निकलना । 

गुडेरः [गइ + एरक्‌] 1. पिण्ड, भेली 2. कौर, टुकड़ा । 

गुण्‌ (चुरा० उभ०--यृणयति-ते, गुणित) 1. गुणा करना 
2. उपदेश देना 3. निमंत्रित करना । 

गुण: [गृण्‌-+-अच्‌] 1. धर्म, स्वभाव (बुरा या अच्छा) 


दुर्गुण, सुगुण 2. (क) अच्छी विशेषता, विशिष्टता | 


उत्कषं, श्रेष्ठता -कतमे ते गुणाः--या० १, रघु० 
११९, २२, साधुत्वे तस्य को युणः--पंच० ४।१०८, 
(ख) गौरव 3. उपयोग, लाभ, भलाई (करण० के 
साथ) मुद्रा० ११५ 4. प्रभाव, परिणाम. फल, शुभ 


परिणाम 5. धागा, डोरी, रस्सी, डोर-- मेखलागुणे: 
नकुँ०४८, ५११०, यतः परेषां गुणग्रहीतासि---भामि० 
१।९ (यहाँ 'गुण' का अर्थ विशिष्टता भी है) 


6. धनुप की डोरी --गुणकृत्ये धनुषो नियोजिता--कु० | 


४1६५, २९, कनकपिङ्घतडिद्गुणसंयुतम्‌---रघु० ९।५४ 
7. वाद्ययंत्र के तार शि० ४५७ 8. स्नायु 9. खूबी, 


विशेषण, धर्म--मनु० ९1२२ 10. विशेषता, सब 
पदार्थों का धर्म या लक्षण, वैशेषिक के सात पदार्थों 
में से एक (गुणों की संख्या २४ है) 11. प्रकृति का 
अवयव या उपादान, समस्त रचित वस्तुओं से संबद्ध 
तीन गुणों में से कोई एक (यह हूँ--सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ )--गुणत्रयविभागाय--कु ० २४, भग० १४५, 
रघु० ३1२७ 12. बत्ती, सूत का घागा 13. इन्द्रियजन्य 
विषय (यह पाँच है. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द) 14. आवृत्ति, गुणा (संख्याओं के बाद समास के 
अन्त में लगकर प्रायः 'तह' या 'गुणा या वार' को 
प्रकट करता हे) -आहारो द्विगुण: स्त्रीणां बुद्धिस्तासां 
चतुर्गुणा, षड्गुणो व्यवसायश्च कामझ्चाष्टगृणः स्मृतः 
"ण्चाण० ७८, इसी प्रकार त्रिगुण,--शतगुणी भवति 
~सौगुना हो जाता है 15. गौण तत्त्व, आश्रित अंश 
(विप० मुख्य) 16. आधिक्य, बहुतायत, बहुलता 
17. विशेषण, वाक्य में अन्याश्रित शब्द 18. इ, उ, ऋ 
तथा लु के स्थान में ए, ओ, अर और अल्‌, अथवा 
अ, ए, ओ, अर्‌ और अल स्वर का आदेश 
19. (अलं० शा० में) रस का अन्तनिहितगुण, मम्मट के 
अनुसार--ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः, 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा:--काव्य० ८, 
(अलं० शा० के प्रणेता वामन, पंडित जगन्नाथ, दण्डी 
तथा अन्य विद्वान्‌ गुणो को शब्द और अर्थ दोनों का 
घर्मे समझते हैं तथा प्रत्येक के दस दस प्रकार बतलाते 
हैं। परन्तु मम्मट केवल तीन गुण मानता है और 
दूसरों के विचारों की समालोचना करने के पश्चात्‌ 
कहता हैं:--माधुर्योजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश 
--काव्य० ८) 20. (व्या० और मी में) शब्द समूह 
का अर्थे, घमं या गुण माना जाता है, उदा० वैयाकरण 
शब्दार्थ के चार प्रकार मानते हैं:--जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य, इन अर्थो को समझाने के लिए क्रमश. प्रत्येके 
का गौः, शुक्लः, चल: और डित्थ:--उदाहरण देते हैं 
21. (राजनीतिशास्त्र में) कार्यं करने का समुचित 
प्रक्रम, सही रीति (विदेशराजनीति विषयक छः रीतियाँ 
राजाओं के हारा व्यवहार्यं बतलाई गई हैं--1. संधि, 
शान्ति, सुलह 2. विग्रह, युद्ध 3. यान, चढ़ाई करना 
4. स्थान या आसन अर्थात्‌ पड़ाव 5. संश्रय अर्थात्‌ 
शरणस्थल दूंढना 6. हैष या वधीभाव संधिर्ना विग्रहो 
यानमासनं द्वैधमाश्रयः अमर०, देऽ याज्ञ? १।३४६ 
मनु० ७1१६०, शि० २।२६, रघु० ८।२१ 22. तीन 
गुणों से व्युत्पन्न तीन की संख्या 23. (ज्या० में) सम्पर्क 
जोवा 24. ज्ञानेन्द्रिय 25. निचले दर्जे का विशिष्ट 
भोजन---मनु० १२२४, २३३ 26. रसोइया 
27. भीम का विशेषण 28. परित्याग, उत्सर्ग । सम० 
"अतीत (वि०) सब प्रकार के गुणों से मुक्त, गुणों 


( 


से परे,--अधिष्ठानकम्‌ वक्षस्थल का वह प्रदेश जहाँ 
पेटी बाँघी जाती हैं... अनुराग: दूसरों के सद्गुणों की 
सराहना करना--कि० १।११,--अनुरोधः अच्छे गणों 
की अनुरूपता या उपयुक्तता, अन्वित (वि०) अच्छे 
गुणों से युक्त, श्रेष्ठ, मूल्यवान, अच्छा, सर्वोत्तम,- -अप- 
वादः गुणों का तिरस्कार, गुणों का अपकर्षण, गृण- 
निन्दा,-- आकर: “गुणों की खान/ सर्वगृणसंपन्न,--आढघ 
(वि०) गृणों से समृद्ध,--आत्मन्‌ (वि०) गृणी आधारः 
गुणों का पात्र, सद्गणी, गुणवान्‌ व्यवित, 


गुणों का स्वामित्व, उत्कीर्तनम्‌ गुणों का कीर्तन 
खुति, प्रशस्ति,--उत्कृष्ट (वि०) गुणो में श्रेष्ठ,--कर्मन्‌ 
(नपु. ०) 1. अनावश्यक या गौण कार्य 2. (व्याज में) 
गौण या कार्य का व्यवधानसहित (अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष) 
कर्म, उदा ०-नेताळवस्य स्रुघ्नं लुघ्नस्य वा, में स्रुघ्नं 
गुणकर्म 
लाभदायक, हितकर (रः) £. वह रसोइया जो अति- 
रिक्त विशिष्ट भोजन तैयार करता है 2. भीम का 
विशेपण,--गानम्‌ गुणों का गान करना, स्तुति, प्रशंसा 
-गृध्नु (वि०) 1. अच्छे गुणों का इच्छुक 2. अच्छे 
गुणों वाला,--गृह्य (वि०) गुणों की सराहना करने 
वाला, गुणों से संलग्न, गुणों का प्रशंसक --ननु वक्त्‌- 
बिशषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चित:---कि ० २1५, 
प्रहीतृ,--ग्राहक,--ग्राहिन्‌ (वि०) दूसरों के) गुणों 
का प्रशंसक-रत्न० १।६, भामि० १।९,-ग्रामः गुणों 
का समूह - -गुरुतरगुणग्रामाम्भोजस्फुटोज्ञ्वलचन्द्रिका 
-“भेतृ० ३।११६, गणयति गृणग्रामम्‌- गीत० २, 
भामि० १।१०३,--ज्ञ(वि०) गुणों की सराहना जानने 
वाला, प्रशंसक,--भगवति कमलालये भुदामगुणज्ञासि 
““मुंद्रा० २, गुणागुणज्गेषु गुणा भवन्ति--हि० प्र 
४७,--त्रयम्‌,-- त्रितयम्‌ प्रकृति के तीन घटक घमं 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌,--धमं: कुछ गुणों 
पर आधिपत्य करने में आनुषंगिक गुण या धर्म, - निधि 
गुणो का भण्डार, - प्रकर्षः गुणों की श्रेष्ठता, बड़ा गुण 
--लक्षणम्‌ आन्तरिक गुण का सांकेतिक चिह्ल,-- लय- 
निका, - लयनी तंत्र ,--वचनम्‌,-वाचकः विशेषण, गृण 
वबनलळाने वाला शब्द. संज्ञा शब्द जो विशेषण की भांति 
प्रयुक्त हा जैसे 'इवेतोऽइव:' में श्वेत' शब्द, - विवेचना 
दूसरों के गुणा की सराहना करने में विवेकबुद्धि 
--वृक्षः, - वृक्षकः एक मस्तूल या स्तंभ जिससे नौका 
या जहाज बांवा जाय,- वृत्ति: गौण या अप्रधान संबंध 
(विप० मुख्यवृनि),- वशेष्यम गुण की प्रमुखता 
-“शब्द: विशेषण, - संख्यानम्‌ तीन अनिवार्य गुणों की 
संगणता, सांख्यदशन (योगदर्शन सहित), . संग 
1. गुणों का साहचर्य 2. सांसारिक विषयबासनाओं में 


आश्रय | 
(वि०) गुणी श्रेप्ठ,-उत्कर्षः गृण की श्रेष्ठता, उत्तम | 


कार (वि०) अच्छे गुणों का उत्पादक, | 


३४७ 


) 


आसक्ति,--संपद्‌ (स्त्री०) गुणों की श्रेष्ठता या समृद्धि 
बड़ा गृण, पूर्णता,--साथर: 1. गुणों का समुद्र, एक 
बहुत गुणी पुरुष 2. ब्रह्मा का विशेषण । 

गुणकः [ गुण्‌-|-प्वूल ] 1. हिसाब करने बाला, या हिसाब 
लगाने वाला 2. (गणित में) वह्‌ अंक जिससे गुणा 
किया जाय । 

गुणनम्‌ [ गण्‌ ल्युट ] 1. गुणा करना 2. संगणना 3. गृणों 
का वर्णन करना, गुणों को बतलाना या गिनना--इह 
रसभणने कूतहरिगुणने मधुरिपुपदसेवके - गीत० ७, 
--नी पुस्तकों की परीक्षा करना, अध्ययन करना, 
विभिन्न पाठों के मूल्य को निर्धारण करने के लिए 
पाण्डुलिपियों का मिलान करना । 


| गुणनिका [ गुण्‌ + युच्‌ +-कन्‌, इत्वम्‌ ] 1. अध्ययन, बार- 


बार पढ़ना, आवृत्ति--विशेषविदुषः शास्त्रं यत्तवोद्ग्रा- 
ह्यते परः, हेतुः परिचयस्थेर्य वक्तुर्गुणनिर्कव सा--शि० 
२1७५, (आम्रेडितम्‌ --मल्लि०) 2. नाच, नाचने का 
व्यवसाय या नृत्यकला 3. नाटक की प्रस्तावना 
4. माला, हार--दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका, 
~ आन० ३ 5. शून्य, अंकगणित में विशेष चिह्न जो 
शून्यता को प्रकट करता है । 

गुणनीय (वि०) [ गुण्‌+-अनीयर्‌ ] 1. वह राशि जिसे 
गुणा किया जाय 2. जिसको गिना जाय 3. जिसे उप- 
देश दिया जाय, यः अध्ययन, अभ्यास । 

गुणवत्‌ (वि०) [| गुण्‌--मदुष्‌ | गुणों से युक्त, गुणी, 
श्रेष्ठ । 

गुणिका [गुण्‌ --इन्‌ -†-कन्‌ +-टाप्‌] रसौली, गिल्टी, सृजन । 

गुणित (भू० क० कृ०) [गुण्‌ +क्त] 1. गृणा किया हुआ 
2. एक स्थान पर ढेर लगाया हुआ, संगृहीत 3. गिना 
हुआ । 

गुणिन्‌ (वि०) [गुण इनि] 1. गुणों से युक्त, गुणवाला, 
गुणी--गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्मुणः- मन्‌ ० ८।७३, 
याज्ञ० २।७८ 2. भला, शुभ- गुणिन्यहानि--दश 
६१ 3. किसी के गृणों से परिचित 4. गुणों को धारण 
करने वाला (कम) 5. (अप्रधान) अंशीं वाला, मुख्य 
(विप० गुण) --गुणगुणिनोरेव र'वन्धः । 

गुणीभूत (वि०) [अगुणी गुणीभतः--गुण--च्वि+भू 

ˆ क्त] 1. मूल महत्त्वपूर्ण अर्थ स वञ्चित 2. गौण या 
अप्रधान बनाया हुआ 3. बिशेषणों से आवेष्टित । 
सम०- व्यङ्ग्यम्‌ (अलौ गा० मे) काव्य के तीन 
भेदों में से दूसरा- मध्यम- जिसमें अभिधेय अर्थ की 
अपेक्षा व्यंजना द्वारा अभिव्यक्त अर्थ अधिक आकर्षक 
नहीं होता है, सा० द० परिभाषा देता है:--अपरं तु 
गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्य, २६५, काव्य का 
यह भेद इसके आगे आठ भागों में विभक्त किया गया 
हूँ--दे० सा० द० २६६, काब्य» ५। 


( ३४८ ) 


गुष्ट (चुरा० उभ०-गुण्थ्यति-ते, गुण्ठित) 1. परिवृत्त करना, 
घेरना, ऊपेटता, परिवेष्टित करता 2. छिपाना, ढक 
लेना, अव--, दकना, परदा डालना, छिपाना, अव- 
गुण्ठित करमा । 

गुण्ठनम्‌ [गुण्ठ्‌--ल्युद्‌¡ 1. छिवाना, ढकना, योपन 2. मरना 
यथा भस्मगुण्ठनम्‌ । 

गुण्ठित (वि०) [गुण्द्‌ +-क्त] 1. घिरा हुआ, ढका हुआ 
2. चूर्ण किया हुआ, पीसा हुआ, चूरा किया हुआ । 

गुष्ड्‌ (चुरा० उभ०--गुण्ड्यति, गुण्डित) 1. ढकना, छिपना 
पीसना, चूरा करता । 

गुण्डक: | गुण्ड त-अच्‌ +-कन्‌ ] 1. धूल, चूर्ण 2. तेल का 
बर्तन 3. मन्द मधुर स्वर । 

गुण्डिकः [ गण्ड -ठन्‌ | आटा, भोजन, चूर्णं । 

गुण्डिल (विर) [ गृण्ड्‌+-क्त ] 1. चूर्ण किया हुआ, पिसा 
हुआ 2. चूल से ढका हुआ । 

गुण्य (वि०) [ गुण्‌-यत्‌ ] 1. गुणों से युक्त 2. गिने 
जाने के योग्य 3. वर्णन किये जाने के योग्य, प्रशस्य 
4. गुणा करने के योग्य, वह राशि जिसे गुणा किया 
जाय । 

गुत्सः ==गुच्छः । 

गृत्सकः [ गुध --स~-कन्‌ ] 1. गट्ठर, गुच्छ 2. गुलदस्ता 
3. चवर 4. पुस्तक का अनुभाग या अध्याय । 

गुद्‌ (म्वा० आ०--गोदते, गुदित) क्रीड़ा करना, खेलना । 

गुदम्‌ [ गुद्‌ + क | गुद!--याज्ञ० ९३।९ मनु» ५१३६, 
८।२८२ । सम०---अझकुरः बवासीर,--आवर्तः कोष्ठ 
बद्धता,--उद्भूब: बवासीर,--ओष्ठः गुदा का मुख, 
कीलः, --कोलकः ववासीर,--ग्रहः कब्ज, मलावरोध 
-“पाक: गुदा की सूजन, (मलद्वार का पक जाना), 
“अंश: कांच निकलना,--वत्मेन्‌ (नपुं०) गुदा, मलछ- 
द्वार, स्तम्भ: कब्ज । 

गुध्‌ ¡ (दिवा० पर०--गुध्यति, गुधित) लपेटना, ढकता, 
आवेष्टित करना, ढांपना, 11 (क्र्या० पर०--गृध्नाति) 
क्रद्व होता; 71 (भ्वार आ०--गोधते) क्रीडा करना, 
खेलना । 

गुन्दलः | गुन्‌ इति शब्देन दल्यतेऽसौ--गुन्‌+-दल्‌+-णिच्‌ 
त-अस्‌ एक छोटे आयताकार ढोल का शब्द । 

गुन्दा (द्रा) लः.[ पुं० ] चातक पक्षी । 

गुप्‌ । (स्वार पर०-- गोपायति, गोपायित या गुप्त) 
1. रक्षा करना, बचाना, आत्मरक्षा करना, रखवाली 
करना--गोपायन्ति कुलस्त्रिय आत्मानम्‌--महा०, 
जुगोपात्मानमत्रस्तः--रघु० १।२१, जुगोप गोरूपधरा- 
मिवोर्वीम्‌ --२।३ भट्टि० १७।८० 2. छिपाना, ढकना 
ताकि वश्षशचरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्रते-अमरु 
२२, दे गुप्त 111 (भ्बा० आ०--जुगृप्सते--गृप्‌ का 
सन्नन्त रूप) 1. तुच्छ समझना, कतराना, धिन करना, 


अरुचि करना, निन्दा करना (अपा० के साथ, कभी 
कभी कर्म० के साथ भी) पापाज्जुगुप्से-सिद्धा०, 
कि त्वं मामजुगुप्सिष्ठा:--भट्टि० १५।१९, याज्ञ० 
३।२९६ 2. छिपाना, ढकना (इस अर्थ में--गोपते) 
11 (दिवा० पर०--गुप्यति) घबराना, विह्वल हो 
जाना, 'ए (चुरा० उभ०--गोपायति--ते) 1. चम- 
कना 2. बोलना 3. छिपाना (कविरहस्य से उद्धृत 
तिम्नांकित श्लोक घातु के विभिन्न रूपों पर प्रकाश 
डालता है-गोपायति क्षितिमिमां चतुरब्धिसीमां, 
पापाज्जु गुप्सत उदारमतिः सदैव, वित्तं न योपयति यस्तु 
वणीयकेभ्यो धीरो न गुप्यति महत्यपि कार्यजाते । 

गुपिलः [ गुप्‌ +-इलच्‌ | 1. राजा 2. रक्षक । 

गुप्त (भू० क० कृ०) [ गुप्‌--क्त ] 1. प्ररक्षित, संघृत, 
रक्षित--रघु० १०।६० 2. छिपाया हुआ, ढका हुआ, 
रहस्थमय--मनु० २।१६०, ७।७६ ८।३७४ 3. अदृश्य, 
आँख से ओझल 4. संयक्‍त,--प्त: वैश्यों के नाम के 
साथ जुड़ने वाली वर्ण सूचक उपाधि- चन्द्रगुष्तः, 
समुद्रगुप्तः आदि (ब्राह्मणों के नामों के साथ प्रायः 
देव: या 'शर्मन्‌' क्षत्रियं के सामों के साथ 'वमंन्‌' या 
'त्रातू', वेश्यों के नामों के साथ 'गुप्त', 'भूति' अथवा 
दत्त और शूद्रो के नामों के साथ 'दास' जोड़ा जाता 
हैँ -तु०, शर्मा देवश्च विभ्रस्य, वर्मा त्राता च भूभुजः, 
भूतिदेत्तरच वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌), प्तम्‌ 
(अव्य०) गुप्त रूप से, निजी तौर पर, अपने ढंग पर 
“:प्ता काव्यग्रंथों में वणित मुख्य स्त्रीपात्रों में से एक, 
परकीया नायिका, सुरति छिपाने वाली नायिका-वृत्त- 
सुरतगोपना वतिष्यमाणसुरतगोपना और वर्तमान- 
सुरतगोपना दे० रसमं०--२४। सम०--कथा गुप्त या 
गोपनीय समाचार, रहस्य, गतिः गुप्तचर, जासूस, 
चर जासूस, छिप कर घूमने वाला (रः) 1. बल- 
राम का विशेषण 2. गुप्तचर, जासूस,-- दानम्‌ छिपा 
कर दिया जाने वाला दान, गुप्त उपहार, - वेशः बदला 
हुआ भेस । 

गुप्तकः | गुप्त--कन्‌ ] संघारक, प्ररक्षक । 

गुप्तिः (स्त्री) [ गृप्‌-क्ितिन्‌ ] 1. संधारण, प्ररक्षा, 
-सर्वस्यास्य तु सस्य गुप्त्यर्थम्‌-मनु० १८७, ९४, ९९, 
याज्ञ १।१९८ 2. छिपाना, लुकाना 3. ढकना, म्यान 
में रखना-असिधा राखु कोषगुप्ति:--का ० ११ 4. बिल, 
कन्दरा, कुण्ड, भूगभंगृह 5. भूमि में बिल खोदना 
6. प्ररक्षा का उपाय, दुर्ग, ढुगेप्राचीर 7. कारागार, 
जेल--सरभस इव गृप्तिस्फोटमर्क: करोमि--शि० 
११।६० 8. नाव का निचला तल 9. रोक, थाम । 

गुफ्‌, गुम्फ्‌ (तुदा० पर०-- गुफति, गुम्फति, गुफित) गुंथना, 
गुफन करना, बांघना, लपेटना--भट्रि० ७।१०५ 
2. (आलं०) लिखना, रचना करना । 


4 ४ 


गु (गु) फित (भू० क० कृ०) [गु (गुम) फूकक्त | 
इकट्ठा गुँथा हुआ, बांधा हुआ, ब्रूया हुआ । 
गुम्फः [ गुम्फू+घठा_ ] 1. बांधना, गूँथना,--गुम्फो 
वाणीनाम---बालरा० ११ 2. एक स्थान पर रखना. 
रचना, करना, क्रम पूर्वक रखना 3. ककण 4. गलः 
मुच्छ, मूँछ । 
गुम्फना [ गम्फ्‌ +-य्‌च्‌-+-टाप्‌ | 1. एक जगह गूथना, नत्थी 
करना 2. क्रम पूर्वक रखना, रचना करना 3. सुसा- 
मंजस्य (शब्द और अर्थ का), अच्छी रचना--वाक्य 
शब्दार्थयोः सम्यग्रचनां गुम्फना मता । 
(तुदा ०-आ०--गुरते, यूतं, गूर्ण) प्रयत्न करना, चेष्टा 
करना, 11 (दिवा० आ० -भू० क० कृ०- गूर्ण) 
1. चोट पहुंचाना, मार डालना, क्षति पहुंचाना 
2. ज़ाना । 
गुरणम्‌ [ गुर्‌-ल्य्‌ट्‌ | प्रयत्न, धेय । 


गुरु (वि०--₹, वीं ) [ गृ+कु, उत्वम्‌ | (म० अर 
--गरीयस, उ० अ० गरिष्ठ) 1. भारी, बोझल 
(विप० लघु०) (आल० से भी )--तैन धूर्जगतो गुर्वी 
सचिवेप्‌ं विचिक्षिपे--रघु० १।३४, ३1२५, १२।१०२, 
ऋतु० १।७ 2. प्रशस्त, बड़ा, लम्बा, विस्तृत 3. लंबा 
(काल मात्रा या लंबाई में) आरम्भगुर्वी-भतुँ० 
२।६०, गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छत्सु-मेघ० ८३ 4. महत्त्व- 
पूर्ण, आवश्यक, बडा-विभवगुरुभि: कृत्ये:-श० ४1१८ 
स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेव--विक्रम० ४1१५ 
5. दुःसाध्य, असह्य --कान्ताविरहगुरुणा शापेन-मेघ० 
१ 6. बड़ा, अत्यधिक, प्रचंड, तीव्र -गुरुः प्रहष 
प्रबभूव नात्मनि-रघु० ३।१७, गुर्वपि विरहदुःखम्‌ 
---शं० ४1१५, भग० ६1२२ 7. श्रद्धेय, आदरणीय 
8. भारी, हसा 9. अभीष्ट, प्रिय 10. अहंकारी, 
घमंडी, दर्पोक्ति 11. (छन्दःशास्त्र में) दीघंमात्रा, (या तो 
स्वयं दीर्घ, अथवा संयुक्त व्यंजन से पूर्व होने के कारण 
दौर्घ) उदा० 'ईड में ई, तथा 'तस्कर' में त, (यह 
छन में प्रायः 'ग' लिखा जाता है---मात्तौ गौ चेच्छा- 
छिनी वेदलोकैः--आदि ) ,--रु: पिता--न केवलं तद्गु- 
रुरेकपाथिवः क्षितावभूदेकधनुर्ध रोऽपि सः-रघु० २1२१, 
४८, ४१, ८।२९ 2. कोई भी श्रद्धेय या आदरणीय 
पुरुष, वृद्ध पुरुष या संबंधी, बुजुर्ग (ब० व०) शुश्नू- 
यस्व गुरून्‌ --श० ४।१४, भग० २।५, भामि० २।७ 
१८, १९, ४९, आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया-रघु० 
१४।४६ 3. अध्यापक, शिक्षक--गुरशिष्यौ 4. विशेष- 
तया धाभिकगरु, आध्यात्मिक गुरु-- तौ गुरूगुरुपत्नी 
च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः-रघु० १।५७, (पारिभाषिक 
रूप से गुरु बह है जो गायत्री मंत्र का उपदेश करे 
और शिष्य को वेदाध्यापन करे--स गुरुयं: क्रिया: 
कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति--याज्ञ० १।३४) 5. स्वामी 


प्रधान, अधीक्षक, शासक---वर्णाश्नमाणां गुरवे स वर्णी 
-रघु० ५1१९, वर्ण और आश्रमो का प्रधान- गुरुः 
नुपाणां गुरवे निवेद्य- २1६८ 6. बृहस्पति, देवगुरु 
--गरु नेत्रसहस्रेभ चोदयामास वासवः--कु० २२९ 
7. बृहस्पति नक्षत्र-- गुरुकाव्यानुगां बिश्रच्चान्द्रीमभि- 
नभः श्रियम्‌-शि० २।२ 8. नये सिद्धान्त का 
व्याख्याता 9. पुष्य नक्षत्र 10. कौरव और पांडवों के 
गुरु 11. मीमांसकों के एक संप्रदाय का नेता प्रभाकर 
(उसके ताम पर 'प्राभाकर' या 'प्रभाकरीय' कहलाता 
है),-अर्थः--शिष्य को शिक्षा देने के उपलक्ष्य में 
गुरुदक्षिणा--गू्वर्थमाहर्तृमहं यतिप्ये--रघु० ५।७, 
--उत्तम (वि०) अत्यंत सम्माननीय (--म:) पर- 
मात्मा,-कारः पुजा, उपासना,-- क्रम: उपदेश, पर- 
म्पराप्राप्त शिक्षा,---जन: श्रद्धेय पुरुष, वृद्धसंबंधी 
बुजुर्ग --नापेक्षितो गुरुजनः--का० १५८, भामि० 
२।७,-तल्पः 1. अध्यापक की शय्या (भार्या) 2. अध्या- 
पक की शय्या का उल्लंघन अर्थात्‌ गुरुपत्नी के साथ 
अनुचित संबंध, -तल्पग,--तल्पिन्‌ गुरु-पत्ती के अनु- 
चित संबंध रखने वाला (हिन्दूधर्म शास्त्र के अनुसार 
ऐसा व्यक्ति महापातकियों में गिना जाता है---अति- 
पातकी, तु०, मनु० ११।१०३) 2. जो अपनी सौतेली 
माता के साथ व्यभिचार करता है,-दक्षिणा आध्या- 
त्मिक गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा--रघु० ५।१, 
--देवत: पुष्य नक्षत्र, -पाक (वि०) पचने में कठिन, 
भम्‌ 1. पुष्यनक्षत्र 2. घनुष,- मर्दलः एक प्रकार 
की ढोलक या मृदंग, -- रत्नम्‌ पुस राज,-- लाघवम्‌ 
सापेक्षिक महत्त्व या मूल्य, वर्तिन्‌, वासिन्‌ (पु०) 
ग्रु के घर रह कर पढ़ने वाला इह्ाचारी,--वासर 
बृहस्पति वार, - वृत्ति: (स्त्री०) ब्रह्मचारी का अपने 
गुरु के प्रति आचरण । 


गुरुक (वि०) (स्त्री०--की) [गुरु+-कन्‌] 1. जरा भारी 
2. (छन्द० में) दीघं । 

गु (गू) जरः [गुरु+॑जु+णिच्‌ +-अण्‌-पृषो०} 1. गुजरात 
का प्रदेश या जिला-- तेषां मागे परिचयवशादजितं 
गुर्जराणां यः संतापं शिथिलमकरोत्‌ सोमनाथं विलोक्य 
--विक्रमांक० १८।९७ । 

गुविणो, गूर्वो [गुरु त-इनि +ङीप्‌, गुरु--ङीष्‌] गर्भवती 
स्त्री---उदा० गुविणीं नानुगच्छन्ति न स्पशन्ति रज- 
स्वलाम्‌ । 

गुलः [== गुड, 

गुलुच्छः,-गलुञ्छः [ == गुच्छ पृषो० गुड्‌ +` क्विप्‌, डस्य लः, 
गुल--उञ्छ--अण्‌] गुच्छ, झुंड दे० गुच्छ । 

गुल्फः [गल्‌ ‡-फक्‌ अकारस्य उकारः] टखना 
कीर्णापणमार्गपुष्पं कु ७।५५, 
--का० १० । 


डस्य लः] गुड़ तु० गुड । 


आगृल्फ- 
गल्फावलंबिना 


( २५० ) 


गुल्प:,-ल्मम्‌ [गुड्‌ ‡-मक्‌, उस्य छः:---तारा०] 1. वृक्षों का 
झुंड, झुरमुट, वन, झाड़ी--मनु० १३४८, ७1१९२, 
१२५८, याज्ञ ० २२२९ 2. सिपाहियों का दल, सैन्य- 
दल जिसमें ४५ पदाति, २७ अश्वारोही, ९ रथारोही 
और ९ यजारोही होते हैं 3. दुर्ग 4. तिल्ली 5. तिल्ली 
का बड़ जाना 6. गाँव की पुलिस चौकी 7. घाट । 

गुल्मिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [गुल्म--इनि] झुरमुट या 
झाडवृन्द में उगनेवाला, बढ़ी हुई तिल्ली वाला, तिल्ली 
के रोग से ग्रस्त । 

गुल्मो [गुल्म--अच्‌--डोप्‌] तंबू । 

गु (गू) वाक्तः [गु+-आक] सुपारी का पेड़ । 

मुहू (म्वा उभ०--गृहति-ते) ढकना, छिपाना, परदा 

डालना, गुप्त रखना--गुह्य च गूहति गुणान्‌ प्रकटी- 

करोति--भर्तृ० २।७२, गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि ~ मनु० 

७1१०५, रघु १४।४९, भट्टि० १६४९, उप--, 

आछिगन करना, तरङ्भहस्तैरुपगूहतीव--रघु० १३।६३, 

१८।४७, अट्टि० १४५२, शि० ९१३८, नि ~ , छिपाना, 

गुप्त रखना । 

[गुह नक] 1. कातिकेय का विशेषण--गुह इवाप्रति- 

हतशक्ति:--का० ८, कु० ५१४ 2. घोड़ा 3. निषाद 

या चांडाल का नाम जो श्युंगवेर का राजा तथा 

भगवान्‌ राम का मित्र था । 

गुहा [गुहेत-टाप्‌] 1. गुफा, कंदरा, छिपने का स्थान, 
--'हानिबद्धप्रतिशब्ददीधंम्‌ू--रघु० २२८, ५१, 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌--महा० 2. छिपाना, 
ढकना 3. गढ़ा, बिल 4. हृदय । सम० - आहित 
(वि०) हृदय में रक्सा हुआ, - चरम्‌ ब्रह्म, मुख 
(वि०) गुफा जैसे मुंड का, चौड़े मुंह का खुले मूह 
का,--शय: 1. चूहा 2. शेर 3. परमात्मा । 

गुहिनम्‌ [गृह इनन्‌ | वन, जंगल । 

गुहेरः [गुह +-एरक] 1. अभिभावक, प्ररक्षक 2. लुहार । 

गुह्य (संश ऊु०) [गुह -+-क्यप्‌] 1. छिपाने के योग्य, 
गोपनीय, गुप्त रखने के योग्य, निजी--गुह्यं च गूहति 
भर्तु २।७२ 2. गुप्त, एकान्तवासौ, विरक्त 
(सेवानिवृत्त) 3. रहस्यपूर्ण--भग० १८।६३,-- ह्यः 
1. पाखंड 2. कछुवा,--हाम्‌ 1. भेद, रहस्य--मौनं 
चैवास्मि गुह्यानाम्‌---भग० १०।३८, ९।२, मन्‌० 
१२।११७ 2. गुप्त इन्द्रिय, पुरुष या स्त्री की जनने- 

न्द्रिय । , सम०-- गुर: सिव का विशेषण,-- दीपकः 


गुहः 


जुगन्‌,-निष्यन्दः मूभ,-भाषितम्‌ 1. गुप्तवार्ता 
2. भइ, रहस्य की बाव, -- मयः कार्तिकेय का विज्ञेषण । 


रुह्यक: [गुह्य गोगनीयं कं सुवं येषाम्‌ --ब० स०] यक्ष जैसी 
एक अर्चे देओों की श्रेणी जो कुब्रेर के सेवक तथा उसके 
कोष के संरक्षक हैँ-- गुह्यकस्तं ययाचे-मेघ० ५, 
मनु १२1४७] 


गूः (स्त्री०) {गम्‌ ]-कू टिलोपः] 1. कूड़ा करकट 2. मल, 
विष्ठा । 

गूढ (भू क० कृ०) [गूह्‌ -- क्त] 1. छिपा हुआ, गुप्त, गुप्त 
रक्खा हुआ 2. डका हुआ! सम०-अद्धः कछुवा, 
-अडल्ि: सांप-आत्मन्‌ (समास होकर 'गूढोत्मन्‌' बनता 
ह, सिद्धा० ने इस प्रकार समाधान किया है-- अवेद्‌ 
वर्णागमाद्‌ हंस: सिहो वर्णविपर्ययात्‌, गूढोत्मा क्णे- 
विकृतेवंगंलोपात्पूषोदर:), परमात्मा, उत्पन्न:--ज: 
हिन्दूधर्मं शास्त्रों में वणित १२ प्रकार के पुत्रों में से 
एक, यह्‌ उंस स्त्री का गुप्त पुत्र है जिसका पति परदेश 
गया हुआ हैं, तथा वास्तविक पिता अज्ञात है--गृहे 
प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः -- याज् २१२९; 
१७०,- नीडः खंजनपक्षो, - पथः 1. मुप्तमागै 2 पय- 
डंडी 3. मन, बुद्धि, पाद्‌,-पादः सांप,-प्रुरुष: जासूस, 
गुप्तचर, भेदिया,-- पुष्पकः बकुलवृक्ष, - भाग: भूगर्भ 
मार्ग,- मैथुन: कौवा,--वचंस्‌ (पं०) मेंढक,- साक्षिन्‌ 
(१०) गृप्त गवाह, ऐसा साक्षी जिसने प्रतिवादी की 
बातों को चुपचाप सुना हो । - 

गूथः,-थम्‌ [गू-- थक | मल, विष्ठा । 

गून (वि०) [गू--क्त] उत्सृष्ट मल । 

गूरणम्‌ -दे० 'गुरण' । 

गूषणा ? मोर के पंख मे बनी हुई आंख की आकृति । 

गृ (भ्वा० पर०-- गरति) छिड़कना, तर करना गीला 
करना । 

गृज्‌, गुञ्ज्‌ (भ्बा० पर०-- गर्जति, गृञ्जति) शब्द करना, 
दहाइना, गुर्राना आदि! 

गृञ्जनः [गृञ्जून- ल्युट्‌] 1. गाजर 2. शलजम 3. गांजा 
(गांजे की पत्तियों को चबाना जिससे कि मादकता पैदा 
हो ),--नम्‌ विषैले तीर से मारे हुए पशु का मांस । 

गृण्डि (डो) ब: [? | गीदड़ों की एक जाति । 

गृधू (दिवा० पर० - गृध्यति, गृद्ध) ललचाना. इच्छा 
करना, लोभवॅश प्रयत्नशील होना, लालायित होना, 
अभिलाषी होना । 

गृधु (वि०) [गृध्‌ कु] कामातुर, लम्पट,--धुः कामदेव । 

गृध्नु (वि०) [गृध्‌ ‡-क्नु| 1. लोमी, लालची-अगृध्नुराददे 
सोऽर्थम्‌-- रघु० १।२१ 2. उत्सुक, इच्छूक । 

गृध्यम्‌,-ध्या [गृघ्‌ + क्यप्‌] इच्छा, लोभ । 

गृध्र (वि०) [गृव--क्र] 1. लोभी लालची - श्रः, घ्रम्‌ 
गिद्ध, मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृद्धो जरद्गवः 
-हि० ११५९, रघु० १२५०, ५९ । सम०--कूटः 
राजगृह के निकट विद्यमान एक पहाड़, पतिः,-राजः 
गिद्धो का राजा, जटायु अस्यवासीन्महति शिखरे 
गृ्षराजस्य वासः--उत्तर० २॥२५,--बाज,-वाजित 
(वि०) गिद्ध के परो से युक्त (बाण आदि) । 

गृष्टिः (स्त्री) [गृह्णति सकृत्‌ गर्भम्‌ ग्रह क्तिच्‌ 


( २५१ 


पृपो० तारा०] 1. एक वार ब्याई हुई गौ, पहलोठी 
गाय (सकृत्परसूता गौ: )-आपीनभारोद्वहनप्रयत्नादयृष्टि: 
--रघु० २१८, स्त्री तावत्संस्कृतं पठन्ती दत्तववनस्या 
इव गृष्टिः सूसूथब्द करोति - मृच्छ० ३ 2. (दूसरे 

पुआ के नामो के साथ जुड़कर) किसी भी पशु का 
(मादा, वच्चा, बासितागृष्टि : हथिनी का(मादा)वच्चा । 


गृहम्‌ [ग्रह +क] 1. घर, निवास, आवास भवन--न गृहं 


गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते-पंच० ४।८१, पञ्य वानर 
मूखण सुगृही निर्मृहीकृता०- पंच० १।३९० 2. पत्नी 
(उपर्य्‌ बत उद्धरण कई बार निदर्शन के रूप में प्रयुवत 
होता है) 3. गृहस्थ-जीवन 4. मेषादि राशि 5. नाम 
या अभिधान,-- हाः (पु०, ब० व०) 1. घर निवास 
~ इमे नो गृहाः--मुद्रा० १, स्फटिकोपलविग्रहा गहाः, 
शशभुङ्भित्तनिरङ्कभित्तयः-- नेश २।७६, तत्रागारं 
घनपतिगु हानुत्तरेणास्मदीयम्‌ मेघ० ७५ 2. पत्नी 
3. घर के निवासी, कुटूंब । सम०--अक्षः झरोखा, 
मोखा, गोल या आयताकार खिडकी,---अधिप:--ईदाः, 
ईश्वरः 1. गृहस्थ 2. किसी राशि का स्वामी 
~~ अयनिकः गृहस्थ, अर्थः घरेल मामला, घरेल्‌ बातें 
-गृहार्योऽग्निपरिष्क्रिया-मन्‌० २।६७,- अम्लम्‌ 
एक प्रकार की कांजी,-अवग्रहणी देहली, अहमन्‌ 
(पुऽ) सिल, (एक आयताकार पत्थर जिस 
पर मसाले पोसे जाते है),-- आराम: गृहवाटिका, 
लगा आश्रम: गृहस्थो का आश्रम, ब्राह्मण के घामिक 
जीवन की दूसरी अवस्था--दे० आश्रम, -- उत्पात 
कोई घरेलू बाघा,---उपकरणम्‌ घरेल्‌ बरतन, गृहस्थ 
के उपयोग की सामग्री,-कच्छपः=-गृहाइमन्‌ दे०, 

कपोतः,-तकः पालतू कबूतर,-- करणम्‌ 1. घरेलू 
मामला 2. घर की इमारत--कर्मन्‌ (न०) गृहस्थ 
के लिए विहित कर्म, “दास: चाकर, घरेल नौकर 
शम्भुस्वयंभुहरयो हरिणेक्षणानां येताक्रियन्त सततं 
गृहकमंदासाः-भते ° १1१,-- कलह, घरेलू झगड़ा भाई 
भाई की लड़ाई,--कारक: घर बनाने वाला, राज 
याज्ञ ३।१४६,--कुककुटः पालतू मूर्गा,-- कार्यम्‌ घर 
का कामकाज- मनु० ५।१५०,--चूल्ली साथ लगे 
हुए दो कमरों का घर जिनमें से एक का मुख पूर्व 
और दूसरे का पश्चिम की ओर हो,---छिद्रम्‌ 1. घर 
की गुप्त बातें या कमजोरियाँ 2. कौटुम्बिक अनबन, 
~ ज:,--जात: घर में ही पैदा हुआ नौकर,-- जालिका 
धोखा, कपटवेष, - ज्ञानिन्‌ ('गृहेज्ञानिन्‌’ भी) 'घर 
में ही तीसमारखा', अनुभवशून्य, जड, मूर्ख,--तरी 

के साएने बना चबतरा,--दासः घरेलू सेवक 

देखता धर को अघिग्ठात्री देवता, (व० व०) 
कुल देवताओं का समूह,-देहली घरकी दहलोज-यासां 
बलिः सपदि मद्गृहदेहलीनाम्‌ - मृच्छ० १।९, - 


नम- ! 


गृहयालु (वि?) [गहञ-णिच्‌ञ आलू] 


गृहिणी [गुह+ इनि+ ङीष्‌] गृहस्वामिनी 


) 


नम्‌ हवा,--नाशनः जंगली कबृतर,--लोड: चिड़िया, 
गोरेया,--पति: 1. गृहस्थ, ब्रह्मचर्यं आश्रम के पश्चात्‌ 
विवाहित जीवन बिताने वाला घर का मालिक 
2. यजमान 3. गृहस्थ के उपयुक्त कर्म अर्थात्‌ आतिथ्य 
आदि,--पालः 1. घर का संरक्षक 2. घर का कुत्ता, 
पोतकः घर की जगह, वह भूभाग जिस पर घर 
की इमारत बनी हुई है और जो घर को घरती हैँ, 
~ प्रवेश: नये घर में विधिपूर्वक प्रवेश करना,-- बच्चु 
पालतू नेवछा,--बलि: वेश्वदेव यज्ञ में दी जाने वाली 
आहुति, अवसिष्ट अन्न सब जीवजन्तुओं को वितरण 
करमा, मनु० ३।२६५, भुज्‌ (पु०) 1. कोवा 
2. चिड़िया -- नीडारम्भर्गृहबलिभुजामाकुळग्रामरचेत्या 
-मेघ०२३, देवता घर का देवता जिसे आहुति दी जाती 
भद: 1. घर से निर्वासित व्यक्ति, प्रवासी 2. घर 
का नाश करना 3. घर में संघ लगाना 4. असफलता 
किसी दुकान या घर की वर्वादी या नाद, भूमि 
(स्त्री) वास्तु स्थान, वह जमीन जिस पर कोई 
मकान बना हो, भेदिन्‌ (वि०) 1. घर के कामों 
में ताक झांक करने वाला 2. घर में कलह कराने 
वाला, -- मणिः दीपक, माचिका चमगीदड़,--स॒गः. 
कुत्ता, मेः 1. गृहस्थ 2. पंचयज्ञ,-मेधिन्‌ (पुं०) 
गृहस्थ-गृहर्दारेमधन्ते संगच्छन्ते-मल्लि०) प्रजाय गृह- 
मेधिनाम्‌-रघु० १।७, दे० 'गुहपति', यन्त्रम्‌ उत्सव 
आदि के अवसर पर झंडा फहराने का डंडा या कोई 
और उपकरण--गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिमिता-क्ु० 
६।४१, वाटिका बाटी घर से मिली हुई बीती 
--वित्त: घर का स्वामी, शुकः पालतू तोता, आमोद 
के लिए पाला हुआ तोता --अमरु १३,--संवेशक 
व्यावसायिक भवननिर्माता, स्थपति, स्थः गृही, दूसरे 
आश्रम में प्रवेश करके रहने वाला . संकटा ह्याहिता- 
ग्नीनां प्रत्यवार्येगृंहस्थता-- उत्तर» १।९, दे० गृहपति' 
और मनु ० ३।३८, ६।९०, “आश्रम' गृहस्थ का जीवन 
दे० गृहाश्रम, “धर्म: गृहस्थ के कर्तव्य । 


गृहयाय्यः [गृह-- णिच्‌ +- आय्य] 1. गृहस्य, घरबार वाला 


(तारा० के अनुसार 'शब्दकल्पद्रुम' में दिया गया 
'गृह्याप्य' रूप शुद्ध नहीं हे) 

पकड़ने वाला, 
ग्रहण करने वाला । 

पत्नी, गृहपत्नी, 
(घर का कार्यभार संभालने वाली स्थी)--न गुह 
गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते, गृहं तु गृहिणीहीनं 
कान्तारादतिरिच्यते --पंच० ४।८१। सम०-- पदम्‌ 
गृहस्वामिनी का पद या प्रतिष्ठा यांत्येवं गृहिणीपदं 
युवतयो वामा: कुलस्याधयः--श० ४।१७, स्थिता 
गृहिणीपदे १८। 


( ३५२ ) 


गृहिन्‌ (वि०) [गृह+इनि] घर का स्वामी, गृहस्थ 
घरबारी---पीडचन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखै- 
नेवे: --श० ४५, उत्तर० २२२, शा० २।२४। 
गृहीत (भू० क० कृ०) [ग्रह +क्त] 1. लिया हुआ, पकड़ा 
आ--केशेषु गृहीतः 2. स्वीकृत 3. प्राप्त, अवाप्त 
4. परिहित, पहना हुआ 5. लुटा हुआ 6. अधिगत 
ज्ञात---दे० ग्रह । सम० गर्भा गर्भवती स्त्री, 
-~दिश (वि०) 1. भागा हुआ, भगोड़ा, तितरबितर 
हुआ 2. तिरोभूत, छापता । 
गृहीतिन्‌ (त्रिः) (स्त्री०--वी) [गृहीतञ-इनि] जिसने 
कोई बात समझ ली है (अधि? के साथ) --गृहीती 
षट्स्वङ्गेषु -दश० १२०। 
गृह्य (वि०) [ग्रह +-क्यप्‌] 1. आकृष्ट या प्रसन्न होने के | 
योग्य जैसा कि 'गुणगृह्यः' 2. घरेलू 3. जो अपना 
स्वामी न हो, परतन्त्र 4. पालतू, घर में सघाया हुआ 
5. बाह्र स्थित -ग्रामगृह्या सेना-_ (गाँव के बाहर | 
स्थित सेना), ह्यः 1. घर में रहने वाला 2. पालतू 
जानवर,--ह्यम्‌ गुदा । सम०--आग्निः अग्निहोत्र | 
की आग जिसको स्थापित रखना प्रत्येक ब्राह्मण का | 
विहित कर्म है । | 
गृह्या [गृह्य+-टाप्‌] नगर के निकट बसा हुआ गाँव । 
गृ! (कथा० पर० --गृणाति, गूर्ण) 1. शब्द करना, पुका- 
रना, आवाहन करना 2. घोषणा करना, बोलना, 
उच्चारण करना, प्रकथन करना--रघु० १०।१३ 
3. बयान करना, प्रचारित करना 4. प्रशंसा करना, 
स्तुति करना -केचिद्धीता: प्राञ्जलयो गृणन्ति --भग० 
११।२१, भट्टि० ८।७७, अनु--प्रोत्साहित करना, 
भट्रि ८७७, 11 (तुदा० पर० -गिरति या गिलति) 
1. निगलना, हुड़य करना, खा जाना 2. निकालना, 
उंडलता, थूक देना, मुंह से फेंकना, अव -,(आ०) 
खाना; निगलना -तथावगिरमाणेश्च पिशाचेर्मांस- 
शोगितम्‌ - भट्टि ० ८।३०, उद्‌ --1. फेंकना, थूक देना 
वमन करना -उद्गिरतो यद्‌ गरलं फणिनः पुष्णासि 
परिमलोद्गारेः --भामि० १।११, शि० १४।१ 2. उत्स- 
जन करना, निकाल बाहर करना, उगल देना--कु० 
१३३, रघु० १४५३ वेणी० ५1१४, पंच० ५।६७, 
नि--,निगलना, खा जाना--भामि० १1३८, सम्‌ -- 
1. निगलना 2. प्रतिज्ञा करना, ब्रत करना, (आ०), 
समुद्र -, 1. बाहर फेक देना, निकाल देना 2. जोर 
से चिल्लाना, 11 (चुरा० आ० -गारयते) 1. बत- 
लाना, वर्णन करना 2. अध्यापन करना । 
इ (दु) कः [गच्छतीति गः इन्दुरिव गेदु+-कत्‌, गेंडुक 
पृषो | खेलने के लिए गेंद, ('गेंड्क' भी) 
(वि०) [गिन- यत्‌] 1. गायक, गाने वाला --गेयो माण- 
वक: साम्नाम्‌--पा० ३।४।६८, सिद्धा० 2. गाये जाने 


गेय 


के योग्य, - थम्‌ 1. गीत, गायन गाने की कला---गेये 
केन विनीतौ वाम्‌--रघु० १५।६९, मेघ० ८६, अनन्ता 
वाङमयस्याहो ग्रेयस्येव विचित्रता --शि० २।७२ । 

येष्‌ (भ्वा० आ०--गेषते, गेष्ण} ईडना, खोजना, तलाश 
करना--तु० 'गवेष' । 

गहम्‌ [गो गणेशो गंधर्वो वा ईह: ईप्सितो यत्र तारा०] घर, 
आवास -- सा नारी विधवा जाता गेहे रोदिति तत्पतिः 

(सुभा०, वि०--इस शब्द का अघिं० का रूप 

अलक त० स० बनाने के लिए कई शब्दों के साथ 
प्रयोग होता है, उदा० गेहेक्ष्वेडिन्‌ (वि०) “घर पर 
तीसमारखां' अर्थात्‌ कायर, भीरु, गेहेदाहिन्‌ (वि०) 
“घर पर ही तेज' अर्थात्‌ कायर, गेहेनदिन्‌ (वि०) 
“घर पर ही ललकारने वाला” अर्थात्‌ कायर' घ्रे का 
मुर्गा या डरपोक, गेहेमेहिन्‌ (वि०) घर में ही मतने 
वाला' अर्थात्‌ आलसी, गेहेव्याडः डींग मारनेवाला, 
आत्मइलाघी, शेखीखोर, गेहेशूरः अपने मोहल्ले में 
कुत्ता भी शेर होता हे' चहारदीवारी के सूरमा, कालीन 
के शर, डींग मारनेवाला कायर । 


गेहिन्‌ (वि०) (स्त्री-नी) [गेह+-इनि]ऽ=गृहिन्‌ । 

गेहिनी [गेहिन्‌ +ङीप्‌] पत्नी, घर की स्वामिनी --धैर्य यस्य 
पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिर गेहिनी --शा ० 
४।९, मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
-मेघ० ७७। 

गै (म्वा० पर०--गायति, गीत) 1. गाना, गीत गाना 
--अहो साघु रेभिलेन गीतम्‌--मच्छ० ३, ग्रीष्मसमय- 
मधिकृत्य गीयताम्‌--श० १, मन्‌० ४६४, ९।४२ 
2. गाने के स्वर में बोलना या पाठ करना 3. वर्णन 
करना, घोषणा करना, कहना-- (छन्दोमयी भाषा में) 
गीतर्चायमर्थोङ्गिरसा--मा० २ 4. गाने के स्वर में 
वर्णन करना, बयान करना या भ्रख्यात करना--चारण- 
<न्द्रगीत: --श० २।१४, प्रभवस्तस्य गीयते--कु० २।५, 
अनु--, गाने में अनुकरण करना--अनुगायति 
काचिदुदञ्चितपञ्चमरागम्‌--गीत० १, कि० ३।६० 

अब--, निन्दा करना, कलंकित करना, उद्‌, ऊंचे 

स्वर में गाना, उच्च स्वर में गायन ---उद्गास्यता- 
मिच्छति किन्नराणाम्‌ -कु० १।८, गेयमुद्गातुकामा 
-"्मेघ० ८६, उद्गीयमानं वनदेवताभिः-रघु० २।१२, 
उप--, गाना, निकट गाना -सिष्यप्रशिष्यैरुपगीयमा- 
नमवेहि तन्मण्डनमिश्रधाम--उद्भट, कि० १८।४७, 
परि--, गाना, बयान करना, वर्णन करना, बि-- 
1. बदनाम करना, झिड़कना, कलंकित करना--विगी- 
यसे मन्मथदेहदाहिना --नै० ११७९ 2. विषम स्वर 
(बेमेल स्वर) में गाना । 

गैर (वि०) (स्त्री०-री) [गिरि+अण्‌] पडाड से आया 
हुआ, पहाड़ी, पहाड़ पर उत्पन्न । 


( २५२३ 
गैरिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [गिरि--ठज्त] पहाड पर 


उत्पन्न, --कः-कम्‌ गेरु,--कम सोना 


गैरेयम्‌ [गिरि--ढक] शिलाजीत । 
गो (पुं०, स्त्री) कर्तृ० गौ: [गच्छत्यनेन, गम्‌ करणे डो 


तारा०] 1. मवेशी, गाय (ब० व०) 2. गौ से उप- 
. लब्ध वस्तु--दूध, मांस चमड़ा आदि 3. तारे 4. आकाश 
5. इन्द्र का वज्र 6. प्रकाश की किरण 7. हीरा 8. स्वर्ग 
9. बाण, (स्त्री०) 1. गाय- जुगोप गौरूपघरामिवो- 
वीम्‌--रघु० २1३, क्षीरिण्यः सन्तु गाव:--मृच्छ० 
१०।६० 2. पृथ्वी--दुदोह गां स यज्ञाय -- रघु० १२६, 
गामात्तसारां रधुरप्यवेक्ष्य--५।२६, ११३६, भग० 
१५।१३, मेघ० ३० 3. वाणी, शब्द--रघोरुदा रामपि 
गां निशम्य--रघु० ५११२, २।५९, कि० ४1२० 
4. वाणी की देवता--सरस्वती 5. माता 6. दिशा 
7. जल (त्र व०) 8. आँख (पं०) 1. सांड, बैल 
-असञ्जातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गडिः-काव्य० 
१०, मनु० ४७२, तु० जरद्गव 2. शरीर के बाल, 
रोंगटे 3. इन्द्रिय 4. वृषराशि 5. सूर्य 6. (गणित में) 
नौ की संख्या 7. चन्द्रमा 8. घोड़ा । सम०--कष्टक:, 
--कम्‌ वैलों द्वारा खूंदा हुआ फलत: जाने के अयोग्य 
स्थान या सड़क 2. गाय के खुर 3. गाय के खुर की 
नोक. - कर्ण: 1. गाय का कान 2. खच्चर 3. सांप 
+. बालिश्त (अंगूठे के सिरे से कन्नो की अंगुली तक 
को दूरी) 5. दक्षिण में स्थित एक तीर्थस्थान का नाम, 
शिव का प्रियस्थान-श्रितगीकर्णनिकेतमीश्वरम्‌-रघु० 
८।३३ 6. एक प्रकार का बाण, किराटा,-किराटिका 
मैना पक्षी,--किलः--कीलः 1. हल 2. मूसल,-कुलम्‌ 
गौओं का लहंडा--वृष्टिव्याकुलगोकुलावनरसादु- 
दुघृत्य गोवर्धनम्‌--गीत० ४, गोकुलस्य तृषातंस्य-महा ० 
गौशाला 3. 'गोकुल' एक गाँव (जहाँ कृष्ण का 
पालन पोषण हुआ), कुलिक (वि०) 1. दलदल में 
फंसी गाय का उद्धार करने में सहायता न देने वाला 
2. भेंगा, वक्रदृष्टि,--कृतम्‌ गाय का गोबर, -क्षोरम्‌ 
गाय का दूध, -खा नाखूत,--गृष्टिः सकृत्प्रसूता गाय, 
पहलौठी, -- गोयुगम्‌ बैलो की जोड़ी,-गोष्ठम्‌ गौशाला, 
पशुशाला,---ग्रन्थिः 1. कडे, सूखा गोबर 2. गोशाला, 
--ग्रहः पशुओं को पकडना,--प्रासः प्रायश्चित्त के रूप 
में गाय को घास का कौर देना या भोजनका वह 
भाग जो गाय को देने के लिए अलग कर दिया जाय, 
-घृतम्‌ 1. बारिश का पानी 2. गाय का घी,--चन्द- 
नम्‌ एक प्रकार की चन्दन की लकड़ी, बर (वि०) 
1. चारागाह 2. बार-बार जाने वाला, आश्रय | 
लेने वाला, बारबार मंडराने वाला--पितृसद्मगोचरः 
कुऽ ५।७७ 3. क्षेत्र, शक्ति या परास के अन्त- 
गत --अवाङमनसगोचरम्‌ः--रघु० १०।१५, इसी | 


४५ 


` विशेंषण--हृदि 


) 


प्रकार बृद्धि), दृष्टि”, श्रवण” आदि 4. पृथ्वी पर 
घूमने वाला (रः) 1. पशुओं का क्षेत्र, चरागाह-- 
उपारता: पश्चिमरात्रिगोचरात्‌--कि० ४1१० 
2. मंडल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र 3. इन्द्रियों का परास 
इन्द्रियों का विषय--श्रवणगोचरे तिष्ठ (जहाँ तक 
कानों से सुना जा सके -- वहीं ठहरो) नयन गोचरं या 
दिखाई देना 4. क्षेत्र, परास, पहुँच--हर्तर्याति न 
गोचरम्‌--मतुं० २1१६ 5. (आलं०) पकड़, दबाव, 
शक्ति, प्रभाव, नियन्त्रण--कः कालस्य न गोचरान्तर- 
गत:-पंच० १1१४६, अपि नाम मनागवतीर्णोऽसि रति- 
रमणबाणगोचरंमू--मा० १ 6. क्षितिज,--चमंन्‌ 
(नपुं०) 1. गोचर्म 2. विशेष माप (सतह तापने का) 
--वशिष्ठ के अनुसार परिभाषा--दशहस्तेन वंशेन 
दशवंशान समंततः, पंच चाम्यघिकान्‌ दद्यादेतद्गो चर्म 
चोच्यते । “बसनः शिव का विशेषण, चारकः ग्वाला, 
चरवाहा,- जरः बूढ़ा बैल या साँड,--जलम्‌ गोमृत्र, 
जागरिकम्‌ मांगलिकता, आनन्द,--तल्लजः श्रेष्ठ 
बेल या सांड,--तोथंभ्‌ गोशाला, अम्‌ 1. गौशाला 
2. पशुशाला 3. परिवार, वंश, कुल परम्परा -- गोत्रेण 
माठरोऽस्मि--सिद्धा०, इसी प्रकार कौशिकगोत्राः, 
वसिष्ठगोत्रा:--आदि--मनु७ ३1१०९, ९।१४१ 
4. नाम, अभिघान--जगाद गोत्रस्खलिते च का न तम्‌ 
नामै १।३०, देखो “स्खलित नी०, मद्गोत्राडु 
विरचितपदं गेयमुद्गातुकळामा---मेघ ० ८६ 
5. समुच्चय 6. वृद्धि 7. वन 8. खेत 9. सड़क 
10. संपत्ति, दौलत 11. छतरी, छाता 12. भविष्य का 
ज्ञान 13. जाति, श्रेणी, वर्ग, (--त्रः) पहाड़, “कला 
पृथ्वी, “"ज (वि) समान कुल में उन्पन्न, एक ही जाति 
का, संबंधी -याज्ञ० २।१३५, “पटः वंश विवरण, 
वंशतालिका, वंशवृक्ष, वंशावली, “भिद्‌ (पुं) इन्द्र का 
गोत्रभिदप्यमषंणः- - रघु० 
३५३, ६।७३, कु० २५२, स्खलनम्‌ ' स्खलितम्‌ 
नाम लेकर पुकारना, गलत नाम से पुकारना-- स्मरसि 
स्मर मेखलागुणरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌-कु० ४।८ 
(-त्रा) 1. गोओं का समूह्‌ 2. पृथ्वी,-दन्तम्‌ हरताल 
-“वा गोदावरी नामक नदी,--दानम्‌ 1. बाल काटने 
की “दक्षिणा--तथास्य गोदानविधेरनन्तरम्‌ - रघु० 
३।३३ 2. केशान्त संस्कार (दे० मल्लि० की व्याख्या) 
कृतगोदानमंगला:--उत्तर० १ (रामा० में भिन्न प्रकार 
की व्याख्या हँ), दारणम्‌ 1. हल 2. फावड़ा, खुर्पा 
--दाबरी दक्षिण देश की एक नदी का नाम,--दुह 
(पुं) --बुहः ग्वाला,--दोहः 1. गौ का दूध निकालना 
2. गाय का दूध 3. गोओं को दोहने का समय 
--दोहनम्‌ 1. गोओं को दोहने का समय 2. गौओं को 
दोहना,--दोहनी वह बतेन जिसमें दूध दुहा जाय,--द्रवः 


( २५४ ) 


गोमूत्र,--धनम्‌ गौओं का सम्‌ ह, मवेशी,--धरः पहाड़ 


“धुमः,-- धूमः 1. गेहूँ 2. संतरा,--धूलिः पृथ्वी की | 


घूल, संघ्या का समय (संध्या समय ही गौएँ जंगलों 
से घर लौटती हैं, उनके चलने से धूल के बादल एकत्र 
हो जाते हैं, इसी लिए इस काल का नाम 'गोघलि 
पड़ा) ,--धेनुः दूध देने वाली गाय जिसके नोचे बछडा 
हो, ध्रः पहाड,-नन्दी मादा सारस (पक्षी) ,--नर्दः 
1. सारस पक्षी 2. एक देश का नाम,--नर्दोयः महा- 
भाष्य के कर्ता पतंजलि मुनि,--नसः,--नासः 1. एक 
प्रकारका सांप 2. एक प्रकार का रत्न,--नाथः 
1. साँड़ 2. भूमिधर 3. म्वाळा 4. गौओं का स्वामी, 
~-नायः ग्वाला, --निष्यन्दः गोमूत्र, पः ग्वाला (एक 
वर्णसंकर जाति) गोपवेशस्य विष्णो:--मेघ० १५ 

गौशाला का प्रधान 3. गाँव का अधीक्षक 4. राजा 
5. प्ररक्षक, अभिभावक, (पी) 1. ग्वाले की पत्नी 
~ गोपीपीनपयोघरमर्दनचंचलक रयृगशाली-गीत० ५, 
अध्यक्षः, इन्द्र: “ईशः ग्वालों का मुखिया, कृष्ण का 
विशेषण, दलः सुपारी का पेड़ “वधू: (स्त्री०) ग्वाले 


की पत्नी 'बछूटी गोपी, ग्वाले की तरुण पत्नी-गोप- 


वघूटीदुकूलचौराय-भाषा० १,--पतिः 1. गौओं का 
स्वामी 2. साँड़ 3. नेता, मुखिया 4. सूयं 5. इन्द्र 
6. कृष्ण का नाम 7. शिव का नाम 8. वरुण का नाम 
9. राजा,-पशुः यज्ञीय गाय,-पानसी छप्पर को संभा- 
लने के लिए उसके नीचे लगी टेढ़ी बल्ली, बलमी, 
पालः 1. ग्वाला 2. राजा 3. कृष्ण का विशेषण 
घानी गौशाला, गौघर,--पालकः 1. ग्वाला 2. शिव 
का विशेषण,--पालिका,--पाली ग्वाले को पत्नी, 


गोपी, - पीतः खंजन पक्षी का एक प्रकार,-- पुच्छम्‌ 


गाय की पूँछ (च्छः) 1. एक प्रकार का बन्दर 2. दो, 
चार या चौंतीस लड़ीं का एक हार,-पुटिकम्‌ शिव के 
बेल (नादिया) का सिर,-पुत्रः जवान बछड़ा, - पुरम्‌ 
1. नगरद्वार 2. मुख्य दरवाजा-कि० ५।५ 
3. मन्दिर का सजा हुआ तोरणद्वार,-पुरीषम्‌ गाय का 
गोबर,--भ्रकाण्डम्‌ बढ़िया गाय का सांड,--प्रचारः 
गोचरभूमि, पशुओं का चरागाह--याज्ञ० २।१६६, 
--प्रवेश: गौओं का जंगल से लौटने का समय, सायं- 
काल या संध्या समय, -भृत्‌ (पुं०) पहाड़, मक्षिक 
(वि०) डांस, कुत्तामाखी,--मंडलम्‌ 1. भूगोल 
2. गोओं का समूह, मतम्‌-दे० गव्यूति, मतल्लिका 
सीधी याय, श्रेष्ठ गौ,--मथः ग्वाला,--मांसम्‌ गो का 
मांस,-मायुः 1. एक प्रकार का मेढक 2. गीदड़-अनुहुं- 
कुरुते घनध्वनिं न हि गोमायरुतानि केसरी --शि० 
१६।२५ 3. गाय का पित्तदोष 4. एक गन्धर्व का 
नाम,--मुख:,--मुखम॒ एक प्रकार का वाद्ययन्त्र 
--भग० १।१३ (--खः) 1, मगरमच्छ, घड़ियाल 


2. एक तरह की (चोर के द्वारा लगाई गई) सघ, 
--(सखम्‌) टेढामेढ़ा बना हुआ मकान, (--खम्‌ 
>-खी ) जपमाला रखने की छायाशंकु के आकार की 
थैली जिसमें हाथ डाल कर माला के दानों को गिनते 
रहते हैँ,--मृढ (वि०) बैल की भांति बुद्ध,-- मूत्रम्‌ 
गाय का मूत्र,--मृगः नीलगाय, गवय, एक प्रकार 
का बैल,--मेदः 'गोमेद' नाम का एक रत्न (यह 
रत्न हिमालय पहाड़ और सिन्धु नदी से प्राप्य 
है तथा श्वेत, पीला, लाल और गहरे नीले रंग का 
होता है), यानम्‌ बॅलगाड़ी,- रक्षः 1. ग्वाला 
2. गोपाल 3. सन्तरा,--रडकुः 1. मूर्गाबी 2. बन्दी 
3. नग्नपुरुष, दिगंबर साधु,--रसः 1. गाय का दूध 
2. दही 3. छाछ, °जम्‌ मट्ठा-,राजः बढ़िया साँड,-इतम्‌ 
दो कोस के बराबर दूरी का माप, राटिका, 

मैना पक्षी --रोचना एक सुगन्धित पदार्थं जिसकी 
उत्पत्ति गोमूत्र, गोपित्त से मानी जाती हे अथवा जो गाय 
के सिर से उपलब्ध होता है, - लबणम्‌ नमक की मात्रा 
जो गाय को दी जाती है-लांगु (गू) लः लंगूर, एक 
तरह का बन्दर-मा० ९।३०,--लोभी वेश्या,--वत्स 
बछडा, "आदिन्‌ (पूं) भेडिया,-वर्धनः मथुरा के 
निकट वृन्दावन प्रदेश में स्थित एक विख्यात पहाड़ 
धरः, "धारिन्‌ (पुं०) कृष्ण का विशेषण,-- वज्ञा 
बाँझ गाय,--वाटम्‌,--वासः गौशाला,---विदः 1. गो- 
पालक, गौशाला का अध्यक्ष 2. कष्ण 3. बृहस्पति 
>+-विष (स्त्री०),--विष्ठा गोबर, विसगः भोर, 
तड़के (जब गोएँ जंगल में चरने के लिए खोली जाती 
हैँ), बीर्यम्‌ दूध का मूल्य, बृन्दम्‌ गौओं का लहंड़ा, 
~_दुन्दारक बढ़िया साँड़ या गाय,--वृषः बढ़िया सांड 
घ्वजः शिव का विशेषण, व्रजः 1. गोशाला 2. गौओं 
का समूह, गोचर भूमि,- -शकत्‌ (नप्‌ं०) गोबर, 
-“शालूम्‌,-- ला गौओ को रखने का स्थान, बङ्कवम्‌ 
गौओं की तीन जोड़ी,-- ष्ठः गौओं का स्थान, गोठ 
~ संख्यः ग्वाला,--सदृक्षः नीलगाय, गवय की एक 
जाति,--सर्गः भोर, तड़के (वह समय जब गोएं 
प्रातःकाल चरने के लिए खोल दी जाती है), - सूत्रिका 
गाय बाँघने की रस्सी,-- स्तनः 1. गाय का 
एन, औड़ी 2. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता आदि 
3. चार लड की मोतियों की माला,--स्तला,--- नी 
अंगूरों का गुच्छा,--स्थानम्‌ गोशाला,--स्वामिन्‌ 
(पु) गौओं का. स्वामी 2. घामिक साधु 3 
संज्ञाओं के साथ लगाने वाली सम्मानसूचक पदवी 
(उदा० बोपदेव गोस्वामिन्‌), हत्था गोवध, हुनम्‌ 
(हन्नम्‌) गोबर,--हित (वि०) गौओं की रक्षा करने 
वाला । 


गोड्म्ब: [? | तरबूज । 


( २५५ ) 


गोणी [गुण्‌+- घडा --डोष] 1. गूण, बोरा 2. द्वोण' के 
बराबर माप 3. चीथड़े, फटेपुराने कपडे । 

गोण्डः [गोः अण्ड इव] 1. मांसल नाभि 2. निम्न जाति का 
पुरुष, पहाडी, नर्मदा तथा कृष्णा नदी के मध्यवर्ती 
विध्य प्रदेश के पूर्वी भाग का निवासी । 

गोतमः [ गोभिः ध्वस्तं तमो यस्य ब० स० पृषो० | अङ्गि- 
राकुल से संबन्ध रखने वाला एक ऋषि, शतानन्द का 
पिता तथा अहल्या का पति । 

गोतमी [ मोतम- ङीप्‌ ] गोतम की पत्नी अहल्या । 
सम०--पुत्रः शतानन्द का विशेषण । 


गोधा [ गृध्यते, वेष्टयते वाहुरनया-- गुध +-घञ्ञ्‌ +-टाप्‌] 


1. धनुष के चिल्ले की चोट से बचने के लिए बाएं हाथ 
में बांधी जाने वाली चमड़े की पट्टी 2. घड़ियाल, 
मगरमच्छ 3. स्नायु, तांत । 

गोधिः (पुं ) | गोनंत्रं घीयतेऽस्मिन्‌ आधारे इन्‌ ] 
1. मस्तक 2. गंगा में रहने वाला घड़ियाल । 

गोधिका [ गुध्ताति--गुध्‌ +ण्वुलू+-टापू | एक प्रकार की 
छिपकिली, गोह । 

गोपः (स्त्री ०-पी) |गृपू-+-अच्‌; घञा, वा| 1. रक्षक, रक्षा 
करने वाला--शालिगोप्यो जगुर्यशः--रघु० ४1२० 
2. छिपाना, गुप्त रखना 3. दुर्वचन, गाली 4. हड़बड़ी, 
क्षोभ 5. प्रकाश, प्रभा, दीप्ति । 

गोपायनम्‌ [गप्‌ + आय्‌ +ल्युट्‌] प्ररक्षण, संरक्षण, बचाव । 

गोपायित (वि०) [गृप-+- आय्‌+-क्त] प्ररक्षित, बचाया 
आ । 

गोव (सतर -- स्त्री) [गृप्‌त-तृच्‌] 1. प्ररक्षक, संधारक, 
अभिभावक-तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने-रघु० २।१४, 
१।५५, माळवि० ५२० भग० ११।११ 2. छिपाने 
वाला, गुप्त रखने वाला-(पुं०) विष्णु का विशेषण । 

गोमत्‌ (वि०) [गो¬ मतुप्‌ ] 1. गौओ से संपञ्न,--ती 
एक नदी का नाम । 

गोमयः-- यम्‌ [गो--मयट्‌] गोबर, छत्रम्‌ --प्रियम्‌ कुकुर- 
मुत्ता, साँप की छतरी खुंभी । 

गोमिन्‌ (पुं) [गो--मिनि] 1. मवेशियों का स्वामी 
2. गीदड़ 3. पूजा करने वाला 4. बुद्धदेव का सेवक । 

गोरणम्‌ |गुर्‌-+ ल्युट्‌] स्फूति, अध्यवसाय, धेर्यं । 

गोदंम्‌ | गुर्‌- ददन्‌, नि०] ('गोद' भी) मस्तिष्क, दिमाग । 

गोलः ।गुड्‌--अच्‌ डस्य लः] 1. पिण्ड, भूगोल 2. दिव्य 
लोक, अंतरिक्ष, 3. आकाश मंडल 4. विधवा का 
जारज पुत्र, तु० कुंड 5. एक राशि पर कई ग्रहों का 
समागम,--ला 1. काठ की गेंद (इससे लड़के खेंलते 
हे) 2. गोल, पानी भरने का बड़ा घडा 3. लाल 
सखिया, मेनसिल 4. मसी, स्याही 5. सखी, सहेली 
6. दुर्गा देवी 7. गोदावरी नदी । 

गोलक: | गुड्‌ -ण्वृल्‌, डस्य लः] 1. पिंड, भूगोल 2. बच्चों 


के खेलने के लिए काठ की गेंद 3. पानी' का मटका 
4. विधवा का जारज पुत्र 5. पाँच या पाँच से अधिक 
ग्रहों का सम्मिलन 6. गुड़ की पिंडियाँ 7. खुशबूदार 
गोंद 1 

गोष्ठ्‌ (भ्वा० आ०--गोष्ठते) एकत्र होना, इकट्ठें होना, 
ढेर लगना । 

गोष्ठः,--ष्ठम्‌ [गोष्ठ+-अच्‌] (प्रायः 'गोष्ठम्‌') 1. ब्रज, 
गोशाला, गो-घर 2. ग्वालो का स्थान,--ष्ठः सभा 
या समाज इवः ब्रज का कुत्ता जो हरेक को भौंकता 
है, (आलं०) वह आलसी पुरुष जो अपने पड़ोसियों 
की निदा करता हे, गोष्ठेपण्डितः “ब्रज में निपुण' शेखी- 
खोरा, मिथ्या डींग हांकने वाला । 

योष्ठि,-ष्ठी (स्त्री?) [गोव्ठ्‌+-इन्‌, गोष्ठ--डीप्‌] 
1. सभा, सम्मेलन 2. जनसमुदाय, समाज 3. संलाप, 
बातचीत, प्रवचन--गोष्ठी सत्कविमिः समम्‌--भते० 
११२८--मा० १०।२५, तेनैव सह सवदा गोष्ठीमनु- 
भवति--पंच० २ 4. समुदाय, जमाव 5. पारिवास्कि 
संबंध, रिश्तेदार, (विशेषतः वह जिससे संबंध बनाये 
रखने की आवश्यकता हे) 6. एक प्रकार का एकांकी 
नाटक, “पतिः सभा का प्रधान, सभापति । 

गोष्पदम्‌ [गोः पदम्‌, ष० त०--गो--पद-|-अंच्‌, नि० सुट्‌ 
षत्वं च] 1. गाय का पेर 2. धरती पर बना गाय के 
पेर का चिह्न 3. पेर के चिह्न मे समा जाने वाले जल 
की मात्रा, अर्थात्‌ बहुत ही छोटा गड्डा 4. गाय के 
खुर-चिह्न में समाने के योग्य मात्रा 5. वह स्थान जहाँ 
गौओं का आमा-जाना बहुतायत से हो । 

गोह्य (वि०) [गुह + ण्यत्‌ | गोपनीय, छिपाने के योग्य । 

गौञ्जिकः [गुञ्जा ¬-ठक्‌] सुनार । 

गौडः (एं) एक देश का नाम--स्कंदपुराण इसकी स्थिति 
इस प्रकार बतलाता है-वङ्गदेशं समारम्य भुवनेशान्तगः 
शिवे, गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः । 
2. ब्राह्मणों का एक भद,--डाः (ब० व०) गौड देश 
के निवासी,--डी 1. गुड से बनाई हुई शराब-- गौडी 
पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा--मनु० 
११।९५ 2. एक रागिनी 3. (अलं० शा० में) रीति, 
वृत्ति या काव्य रचना की एक शेली--सा० द० कार 
चार रीतियों का वर्णन करता है, काव्य» में केवल 
तीन का ही उल्लेख हे, वहाँ 'परुषा' का ही दूसरा 
नाम 'गौडी' है-- ओजः प्रकाशकैस्तँ: ( वर्णे: ) 
परुषा (अर्थात्‌ गौडी) काव्य» ७, ओजःप्रकाशकंवंणे- 
बन्ब आडम्बरः पुनः, समासबहुला गौडी-सा० द० 
६२७। 

गोडिकः [गुड †-ठक्‌ | ईख, गन्ना । 

गौण (वि०) (स्त्री०--णी) [गुण--अण्‌] 1. मातहूत, 
द्वितीय कोटि का, अनावश्यक 2. (व्या० में) अप्रत्यक्ष 


( ३५६ ) 


या व्यवघान-सहित (विप० मुख्य या प्रधान) --गौणे 
कर्मणि दुह्यादे: प्रधाने नीहूकृष्वहाम--सिद्धा० 3. आलं- 
कारिक, रूपक, अप्रधान अर्थ मे प्रयुक्त (शब्द या 
अर्थ आदि) 4. प्रधान और अप्रधान अर्थ की समानता 
पर स्थापित जैसा कि 'गौणी लक्षणा' में 5. गुणा की 
गणना से संबद्ध 6. विशेषण । 

गौण्यम्‌ [गुण --ष्यडा ] मातहती निचली या घटिया अव- 
स्थिति । 

गौतमः [गोतम--अण्‌] 1. भारद्वाज ऋषि का नाम 2. गोतम 
का पुत्र, शतानन्द 3. द्रोण का साला, कृपाचार्य 4. बः 


5. न्यायशास्त्र का प्रणेता । सम०--संभवा गोदावरी 
नदी । 


गौतमो [गौतम -+-डोप्‌ | 1. द्रोण की पत्नी, कृपी 2. गोदा- 
वरी का विशेषण 3. बुद्ध की शिक्षा 4. गौतम द्वारा 
प्रणीत न्यायशास्त्र 5. हल्दी 6. गोरोचन । 

गौधूमोनम्‌ [गोधूम खडा] गेहूँ का खेत । 

गौनदंः [गोनर्द+-अण्‌] महाभाष्य के प्रणेता पतंजलि मुनि 
का विशेषण । 

गौपिकः [गोपिका+-अण्‌] गोपी या ग्वाले की स्त्री का 
पुत्र । 

गौप्तेयः [गुप्ता-]-ढक्‌] वैश्य स्त्री का पुत्र । 

गौर (वि०) (स्त्री--रा,-री) [गु--र, नि०] श्वेत 
कैलासगौरं वृषमारुरुक्षो:--रघु० २।३५, द्विरदद- 
शनच्छेदगौरस्य तस्य--मेघ० ५९, ५२, ऋतु० १।६ 
2. पीला सा, पीत --रक्त-गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरम्‌ 
"कु० ७।१७, रघु० ६।६५, गौराङ्ि गर्वं न कदापि 
कुर्या:--रस० 3. लालरंग का 4. चमकता हुआ, उज्ज्वल 
5. विशुद्ध, स्वच्छ, सुन्दर,--रः 1. सफेद रंग 2. पीला 
रग 3. लाल रंग 4. सफेद सरसों 5. चन्द्रमा 6. एक 
प्रकार का भैंसा 7. एक प्रकार का हरिण,--रम्‌ 
1. पद्मकेसर 2. जाफरान 3. सोना । सम०--आस्यः 
एक प्रकार का काला बंदर जिसका मुंह सफेद हो, 
--सर्षयः सफेद सरसों । 

गौरक्ष्यम्‌ [गोरक्षा 4-ष्यञ्ग्‌ | ग्वाले का कार्य, गोपालन । 

गौरवम्‌ [गुरु {-अण्‌] 1. बोझ, भार (शा० ) -~सुरेन्द्रमा- 
त्राश्रितगर्भगौरवात्‌ -रघु० ३।११ 2. महत्त्व, ऊँचा 
मूल्य या मूल्यांकन -- स्वविक्रमे गोरवमादघानम्‌-रघु० 
"१४१८, १८।३९, कार्यगौरवेण--मुद्रा० ५, गुरुता 
या महत्त्व 3. सम्मान, आदर, विचार - तथापि यन्म- 
य्यपि ते गुरुरित्यस्ति गौरवम्‌ --शि० २।७१, प्रयोजना- 
पेक्षितया प्रभूणां प्रायशचलं गौरवमाश्नितेषु-- कु० ३।१, 
अमरु १९ 4. सम्मान, मर्यादा, श्रद्धा--कोऽर्थी गतो 
गौरत्रम्‌ पंच० १।१४६, मनु० २।१४५ 5. दुष्करता 
6. (छ में) दीघंता (जैसे की अक्षर की) 7. (अर्था- 
दिक की) गहराई--यच्चार्थतो गौरवम्‌-_मा० १।७। 


सम०--आसनम्‌ सम्मान का पद,--ईरित (वि०) 
प्रशस्त, यशस्वी, विख्यात । 

गौरबित (वि०) [गौरव-|-इतच्‌] अत्यंत सम्मानित, गौरव 
युक्त । 

गौरिका [गोरी+-कन्‌+टाप्‌, इत्वम्‌] कुमारी कन्या, अवि- 
वाहिता लड़की । 

गौरिलः [गौर--इलच्‌] 1. सफेद सरसों 2. इस्पात या 
लोहे का चूरा ! 

गौरी [गौर ङीष्‌] 1. पार्वंती--जैसा कि 'गौरीनाथ' में 
2. आठवर्ष की आयु की कन्या-अष्टवर्षा भवेद्गौरी 
3. वह लडकी जो अभी रजस्वला नहीं हुई, कुमारी 
कन्या 4. योरे या पीले रंग की स्त्री 5. पृथ्वी 6. हल्दी 
7. गोरोचन 8. वरुण की पत्नी 9. मल्लिका लता 
10. तुलसी का पौघा 11. मजीठ का पौधा । सम० 
-कान्तः,-नाथः शिव का विशेषण,-गुरुः हिमालय पहाड़ 
~ गौरीगुरोरग ह्वरमाविवेश-रधु० २।२६, कि० ५।२१, 
जः कातिकेय (जम्‌) अभरक,--पट्टः योनिरूपी अर्घा 
जिसमें शिवलिंग (की मूर्ति) स्थापित किया जाता हैं, 
"पुत्र: कातिकेय,-ललितम्‌ हरताल,-सुतः 1. कातिकेय 
2. गणेश 3. ऐसी स्त्री का पुत्र जिसका विवाह आठ 
वर्ष की अवस्था में हुआ था । 


गौरुतल्पिकः [गुरुतल्प-{-ठक्‌ ] गुरुपत्नी से साथ व्यभिचार 
करने वाला । 

गोलक्षणिकः [गोलक्षण+-ठक्‌] जो गाय के शुभ या अशुभ 
चिह्लों को पहचानता है । 

योल्मिकः [गुल्म+-ठक्‌] किसी सेना की टोली का एक 
सिपाही । 

गौशतिक (वि०) (स्त्री ०--की) [गोशत-|- ठज्य] सौ गौओं 
का स्वामी । 

ग्मा [गम्‌--मा, डित्‌, डित्त्वात्‌ अमो लोपः] पृथ्वी । 

ग्रथ्‌, ग्रन्थ्‌ (भ्वा० आ०--ग्रथते, गन्थते) 1. टेढ़ा होना 
2. दुष्ट होना 3. झुकना । न 

प्रथनम्‌ [ग्रन्थ्‌+-ल्यूट्‌ नलोपः] 1. जमाना, गाढ़ा करना, 
जाम हो जाना 2. एक जगह नत्थी करना 3. रचना 
करना, लिखना (इस अर्थ में-'प्रथना' शब्द भी हूँ) । 

ग्रन्थ: [ग्रन्थ्‌ ‡-नङ] झुंड, गुच्छा, लच्छा । 

ग्रथित (भू० क० कृ०) [ग्रन्थ --क्त, नलोपः] 1. एक जगह 
नत्थी किया हुआ याँ बांधा हुआ 2. रचित--वर्णे: 
कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव--दि० २।७२ 3. क्रम- 
बद्ध, श्रेणीबद्ध 4. गाढ़ा किया हुआ 5. गांठवाला । 

प्न्य (भ्वा०, क्रया० पर०; चुरा० उभ०, भ्वा० आ० 
ग्रन्थति, ग्रथ्नाति; ग्रथयति-- ते, ग्रथति, ग्रथते) 
1. गूंथना, बांधना, नत्थी करना--भट्टिश ७।१०५ 
स्रजो ग्रथयते 2. क्रम से रखना, श्रेणीबद्ध करना, 
नियमित सिलसिले में जोड्न 3. बटना, बटा चढ़ाना 


( ३५७ ) 


4. लिखना, रचना करना- ग्रथ्नामि काव्यशञ्चिनं ¦ 


विततार्थरङ्मिम्‌ -काव्य० १० 5. बनाना, निर्माण 
करना, पैदा करना--ग्रथ्नन्ति बाष्पबिन्दुनिकरं पक्ष्म- 
पङक्तय:-का० ६०, भट्टि ० १७।६९, उद्‌---, बांधना, 
नत्थी करना, मुद्रा० १।४, अन्तजेटित करना- लता- 
प्रतानोद्ग्रथितैः स केश:--रघु ` २।८ 2. खोलना, 
ढीला करना । 

ग्रन्थ: [ग्रन्थ्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. बांघना, गूंथना (आलं० से भी) 
2. कृति, प्रबन्ध, रचना, साहित्यिक कृति, पुस्तक 
--ग्रन्थारम्भे, ग्रन्थकृत्‌, ग्रन्थसमाप्ति आदि 3. दौलत, 
सम्पत्ति 4. ३२ मात्राओं का श्लोक, अनुष्टुप्‌ छंद । 


सम०-कारः,-कृत्‌ (पुं०) लेखक, रचयिता--ग्रन्था- ¦ 


रंभे सम्‌ चितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामृझति--काव्य० १, 
-- कुटी,--कटी 1. पुस्तकालय 2. कलामन्दिर, 
--विस्तर:,-- विस्तारः ग्रन्थ का कई भागों में विभा- 
जन, विस्तारमयी शैली,---सन्धिः किसी पुस्तक का 
अनुभाग या अध्याय (संस्कृत में 'अनुभाग आदि के 
पर्याय 'अध्याय' शब्द के अन्तर्गत देखें) । 

ग्रन्यनम्‌-ना [ग्रन्थ्‌ न-ल्युट ] दे० 'ग्रथन’ । 

ग्रन्थिः [ग्रन्थ्‌ +- इन्‌] 1. गाँठ, गच्छा, उभार स्तनौ मांस- 
ग्रन्थौ कनककलावित्युपमितौ--भतुं० ३।२०, इसी 
प्रकार “मेदोग्रन्थि: 2. रस्सी का बंधन या गाँठ, वस्त्र 
हि गाँठ--इदम्‌पहितसूक्ष्मग्र॑न्थिना स्कन्धदेशे श०१।१८ 
मच्छ ० १।१, मन्‌० २।४३, भर्तें० १।५७ 3. रुपया- 
पैसा रखने के लिए कपड़े के अचल में गाँठ, अतएव 
बटुवा, धन, सम्पत्ति -कुसीदाद्दारिद्रथं परकरगतग्रन्थि- 
शमनात्‌--पंच० १।११ 4. नरकुल की गाँठ, गन्ने 
आदि की पोरों की गाँठ या जोड़ 5. शरीर के अवयवों 
का जोड़ 6. टेढापन, तोड़ना-मरोड़ना, मिथ्यात्व, सचाई 
में उलट फेर 7. शरीर की वाहिकाओं में सूजन, 
कठोरता । सम०--छेदकः,--भेदः --भोचकः गिरहकट 
जेबकतरा-- अङ्गलीग्रॅन्थिभेदस्य छेदयेत्‌ प्रथमे ग्रहे 
>-मनु० ९।२७७, याज्ञ० २२७४,- पर्णः, पणम्‌ 

एक सुगन्धयूक्त वृक्ष--विक्रमांक ० १।१७ 2. एक 

प्रकार का सुगन्ध द्रव्य,-- बन्धनम्‌ 1. विवाह के अवसर 
पर दूल्हे और दुलहिन का गठजोड़ा करना 2. बन्धन, 
+हरः मन्त्री । 

ग्रन्थिकः [ग्रन्थि केक] 1. ज्योतिषी, दैवज्ञ 2. राजा 
विराट के यहाँ अज्ञातवास के अवसर पर नकुल का 
नाम । 

ग्रन्थित--दे ० ग्रथित । 

ग्रन्थिन्‌ (पुं ) [ग्रन्थ इनि] 1. जो बहुत सी पुस्तकें पढ़ता 
हो, किताबी--अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्धिम्यो 
धारिणो बराः-मनु० १२।१०३ 2. विद्वान्‌, पण्डित । 

ग्रन्थिल (वि ०) [ग्रन्थि विद्यतेऽस्य--लच्‌ | गाँठवाला, जटिल । 


ग्रस्‌  (म्वा० आ०--ग्रसते, ग्रस्त) 1. निगलना, भसकना, 


खा जाना, समाप्त कर देना--स इमां पृथिवीं कृत्स्नां 
संक्षिप्य ग्रसते पुनः-महा०, भग०.११।३० 2. पक- 
डना 3. ग्रहण लगना“ द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशा- 
प्राणेश्‍वरौ भास्वरौ --भतं० २।३४, हिमांशुमाशु ग्रसते 
तन्म्रदिम्नः स्फुट फलम्‌-शि० २।४९ 4. शब्दों को 
मिला-जुला कर अस्पष्ट लिखना 5. नष्ट करना 
सम्‌- नष्ट करना भट्टि० १२।४; 7 (भ्वा० पर० 
चुरा० उभ०--ग्रसति, ग्रासयति-ते) खाना निगलना । 


ग्रसनम्‌ [ग्रस्‌ +ल्युट्‌] 1. निगलना, खा लेना 2. पकड़ना 


सूयं या चन्द्रमा का खण्डग्रास । 

(भू० क० कृ०) [ग्रस्‌+-क्त] 1. खाया हुआ, निगला 
हुआ 2. पकड़ा हुआ पीड़ित, ग्रस्त, अधिकृत,-- ग्रह, 
विपद्‌” आदि 3. ग्रहण-ग्रस्त,--स्तम्‌ अर्घोच्चारित शब्द 
या वाक्य । सम०--अस्तम्‌ प्रहणग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा 
का अस्त होता,--उदयः ग्रहण-ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा 
का उगना । 


_ (क्रघा० उभ० (वेद में 'ग्रभ') गृहणाति, गृहीत; 


प्रे ग्राहयति, सन्नन्त-जिघुक्षति ) 1. पकड्ना, लेना, ग्रहण 
करना, पकड़ लेना, थामना, लपक लेना, कस कर 
पकडना--तयोजंगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च माधवी 
--रध० १।५७--आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु 
गृह्यते -मृच्छ० १।५०, तं कण्ठे जग्राह- का० ३६३ 
पाणि गृहीत्वा, चरणं गृहीत्वा 2. प्राप्त करना, लेना 
स्वीकार करना, बलपूर्वक वसूल करना--भ्रजानामेव 
भूत्यर्थं स ताम्यो बलिमग्रहीतू--रघु० १।१८, मनु० 
७।१२४, ९।१६२ 3. हिरासत में लेना गिरफ्तार 
करना बन्दी बनाना---बन्दिग्राहं गृहोत्वा - विक्रम० 
१, यांस्तत्र चारान्‌ गृष्टणीयात्‌--मनु० ८।३४ 4..गिर- ` 
फ़्तार करना, रोकना, पकड़ना -भग० ६।३५ 5. मोह 
लेना, आकृष्ट करना--महाराजगृहीतहृदयया मया 
--विक्रम० ४, हृदये गृह्यते नारी-मृच्छ० १।५० 
माधुर्यमीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌ रघु० १८1१३ 
6. जीत लेना उकसाना, अपनी ओर करने के लिए फुस- 
लाना -लुब्धमर्थेन मृहणीयात्‌-- चाण० ३३ 7. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना, तृप्त करना, अनुकूल करना 
--ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया मृहुर्महानुभावा हि निता- 
न्तमथिनः-शि० १।१७, ३३ 8. ग्रस्त करना, पकड़ना, 
चिपटना (भूत प्रेतादिक का) जसे कि "पिशाचगृहीत 
या 'वेतालगृहीत' में 9. धारण करना, लेना--द्युतिम- 
ग्रहीत्‌ ग्रहगण:--शि० ९।२३, भर्ट्रिर १९२९ 
10. सीखना, जानना, पहचानना, समझना कि० 
१०।८ 11. ध्यान देना, विचार करना, विश्वास 
करना, मान लेना-- -मयापि मूर्पिण्डबुद्धिना तथैव गृही 
तम्‌--श० ६, परिहासविजल्पित सखे परमार्थेन न 


( २३५८ ) 


गृह्यतां वच:--श० २1१८ एवं जनो गृहणाति 
-मालबि० १, मुद्रा ३ 12. (इन्द्रियों हारा) समझ 
लेना, या प्रत्यक्ष करना--ज्यानिनादमथ गृहणती तयो: 
+रघु० ११।१५ 13. पारंगत होना, मस्तिष्क से 
पकड़ना, समझ लेना,--रघु० १८४६ 14. अनुमान 
लगाना, अटकल लगाना, अन्दाज करना--नेववक्त्र- 
विकारश्च गृह्यतेऽन्तगंतं मनः-मनु० ८।२६ 
15. उच्चारण करना, उल्लेख करना, (नाम आदि का) 
यदि मयान्यस्य नामापि न गृहीतम्‌ --का० ३०५, न 
तु नामापि गृह्णीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु --मनु० 
५।१५७ 16. मोल लेना, खरीदना कियता मूल्येनंत- 
त्पुस्तक॑ गृहीतम्‌--पंच० २, याज्ञ ० २।१६९, मनु० 
८1२०१ 17. किसी को वंचित करना, छीन लेना, 
लूट लेना, बलपूर्वक ले लेना, भट्टि० ९:९, १५।६३ 
18. पहनना, घारण करना ( वस्त्रादिक ) वासांसि 
जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि 
-भग० २।२२ 19. गर्भ धारण करना 20. (उपवास) 
रखना 21. ग्रहण लगना 22. उत्तरदायित्व लेना [इस 
धातु के अर्थ उस संज्ञा के अनुसार विभिन्न प्रकार से 
परिवतित हो जाते हँ, जिससे इसे जोड़ा जाय] प्रेर० 
1. ग्रहण क्ररवाना, पकड़वाना, स्वीकार करवाना 
2. विवाह में उपहार देना 3. सिखाना, परिचित 
करवाना, अनु--, अनुग्रह करना, आभार मानना, 
कृपा प्रदशित करना--अनुगृहीतोऽहमनया मघवतः 
संभावनया--श० ७, अनुगृहीताः स्मः 'अनेक घन्यवाद' 
हम बड़े आभारी हैं”, अनुसम्‌ --विनम्र नमस्कार 
करना, अप--, दूर करना, फाड़ना, अभि--बलपूर्वक 
पकड्ना, अव--- 1. विरोध करना, मुकाबला करना 
2. दण्ड देना 3. हस्तगत करना, पराभूत करना, 
आ---, आग्रह करना, उद्‌--, 1. उठाना, ऊपर करना, 
सीधा खड़ा करना--उद्गृहीतालकन्ताः- मेध० ८, 
भट्टिः १५५२ 2. जमा करना, निकालना, उप--, 
1. जुटाना 2. पकड़ लेना, अधिकार में ले लेना--मनु० 
७1१८४ 3. स्वीकार करना मंजूरी देना 4. सहायता 
करना, अनुग्रह करना, नि--, 1. थाम लेना, जांच- 
पड़ताल करना 2. दमन करना, रोकना, दबाना, 
नियंत्रण करना--भग० २।६८ 3. ठहराना, बाधा 
डालन[--निगृहीतो बलाद्‌ द्वारि--महा० 4. दण्ड 
देना, सज़ा देना --मनु० ८1३१०, ९।३०८ 5. पकड़ना, 
लेना, हाथ डालना --तमायंगुह्यं निगृहीतघेनुः- -रघु० 
२।३३ 6. (आँख आदि) बंद करना, मूंदना-माथुरोऽ- 
क्षिणी नियृह्य-मुच्छ० २, परि --, 1. कौलो भरना, 
आछिगन करना 2. घेरना 3. हस्तगत करना, पकड़ना 
4. लेना, धारण करना 5. स्वीकार करना 6: सहायता 


करना, संरक्षण देना, प्र--, 1. लेना, पकड़ना 2. दमन | 


ग्रहः 


करना, रोकना 3. फैलाना, विस्तार करना, प्रति--, 
1. थामना, पकड़ना, सहायता देना--वर्षघरप्रतिगृहीत- 
मेनम्‌-- माळवि० ४, मनु० २1४८ 2. लेना, स्वीकार 
करना, प्राप्त करना-ददाति प्रतिगरहणाति--पंच० 
२, अमोघाः प्रतिगृहणन्तावर्ध्यानुपदमांशिषः--रघु० 
१।४४, २।२२ 3. उपहार स्वरूप लेना या स्वीकार 
करना 4. शत्रुवत्‌ व्यवहार करना, विरोध करना, 
मुकाबला करना, रोकना-- प्रतिजग्राह काकुत्स्थस्त- 
मस्त्रेगेजसाधन:--रघु० ४४०, १२1४७ 5. पाणि- 
ग्रहण करना--मनु० ९1७२ 6. आज्ञा मानना, 
समनुरूप होना, ध्यान सें सुनना 7. आश्रय लेना, 
अवलंवित होना, वि--, 1. थामना या पकड़ना 2. कलह 
करना, लड़ना, विवाद करना, विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा 
बलो य इत्यमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः- शि० १५१, 
भट्टि० ६८६, १७२३, सम्‌--, 1. संग्रह करना, 
एकत्र करना, संचय करना, जोडना--संगृह्य घनम्‌, 
पाशान्‌ 2. सानुग्रह प्राप्त करना 3. दमन करना, 
रोकना, (घोड़ों को) लगाम देना 4. (घनुष आदि 
की) डोरी खोलना; 3) (म्वा० पर०-चुरा० उभ० 
-अहति, ग्राहयति-ते) लेना, प्राप्त करना आदि । 

[ग्रह +अच | 1. पकड़ना, ग्रहण करना, अधिकार 
जमाना, अभिग्रहण--रुरुघु: कचम्रहे:--रघु० १९।३१ 
2. पकड़, ग्रहण, प्रभाव- कर्कटकग्रहात्‌ - पंच० 
१२६० 3. लेना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, प्राप्ति 
4. चुराना, लूटना-अङ्गुली ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे 
--मनु० ९1२७७ इसी प्रकार 'गोग्रह' 5. लूट का 
माल, बटमारी 6. ग्रहण लगना दे० ग्रहण 7. ग्रह 
(यह गिनती में नौ हुँ--सूर्यंशचन्द्रो मंगलश्च बुधश्चापि 
बृहस्पतिः, शुक्र: शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहा नव ।) 
-नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि (रात्रिः) रघु० ६।२२, ३।१३, 
१२।२८, गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता, 
शनैश्चराभ्यां पादाम्यां रेजे ग्रहमयीव सा--भर्तुँ० 
१।१७ 8. उल्लेख, उच्चारण, दुहराना (नाम आदि 
का) नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः--मनु० 
८।२७१, अमरु ८३ 9. मगरमच्छ, घड़ियाल 
10. पिशाचशिशु, भूतना 11. अनिष्टकर राक्षसों का 
एक विशेष वर्ग जो बच्चों से चिपट कर उन्हें ऐंठन 
मरोड़ या कुमेड़ों से ग्रस्त कर देता है 12. (विचारों 
व घारणाओं का) ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण 13. समझने का 
अंग या उपकरण 14. दुढ़ग्राहिता, धेय, अध्यवसाय 
15. प्रयोजन, आकल्पन 16: अनुग्रह, संरक्षण । सम० 
अधीन (वि०) ग्रहों के प्रभाव पर निर्भेर,--अव- 
मर्दनः राहु का विशेषण, (नम्‌) ग्रहों की टक्कर, 
--अधीशः सूर्य,--आघारः--आश्रयः धृव नक्षत्र 
(नक्षत्रों का स्थिर केन्द्र) ,---आमयः 1. मिर्गी 2. भूता- 


{ २५९ ) 


वेश,--आलुञ्चनम्‌ अपने शिकार पर झपटना, और 
उसे फाड़ डालना इसयेनो ग्रहालुञ्चने मुच्छ० ३।२० 
-ईक्ष: सूर्य, कल्लोलः राहु का विशेषण,-यत्िः ग्रहों 
की चाल चिन्तकः ज्योतिषी,--दशा जन्मराशि की 
दृष्टि से ग्रहों की स्थिति; वह समय जब कि उनका 
शुभाशुभ फल होता हे, देवता ग्रह विशेष का 
अधिष्ठातृ देवता,--नायकः 1. सूर्यं 2. शनि का 
विशेषण, नेमिः चन्द्रमा,---पतिः 1. सूर्यं 2. चन्द्रमा, 
---पौडनम्‌ --पीडा 1. ग्रहजनित पीडा, बाघा 2. ग्रहण 
लगना -शशिदिवाकरयोग्रहपीडनम्‌--मतुँ० २१९१, 
-मण्डलूम,--ली ग्रहों का वृत्त,--युतिः (स्त्री०) 
एक ही राशि पर ग्रहों का संयोग,--युद्धम्‌ ग्रहों का 
परस्पर विरोध या संघर्ष,--राजः 1. सूर्य 2. चन्द्रमा 
3. बृहस्पति, वर्ष: ग्रहों की चाल के अनुसार माना 
जाने वाला वर्ष,--बिध्रः ज्योतिषी,- ज्ञान्ति: (स्त्री०) 
यज्ञ, जप, पूजनादि के द्वारा ग्रहदोष की निवृत्ति का 
उपाय किया जाना, ग्रहों को प्रसन्न करना,-- संगमम्‌ 
कई ग्रहों का इकट्ठा हो जांना । 

ग्रहणम्‌ [ग्रह - ल्युट्‌] 1. पकड्ना, फांसना, अभिग्रहण -- श्वा 
मृगग्रहणे$शूचिः-मनु० ५1१३० 2. प्राप्त करना, स्वीकार 
करना, ले लेना औचारघूमग्रहणात्‌ू--रघु० ७1१७ 
3. उल्लेख करना, उच्चारण करना--नामग्रहणम्‌ 
4. पहनना, धारण करनां--सोत्तरच्छदमध्यास्त नेप- 
थ्यग्रहणाय सः-रघु० १७२१ 5. ग्रहण लगना--याज्ञ० 
१॥२१८ 6. अवबोधन, समझ, ज्ञान--न परेषां ग्रह- 
णस्य गोचराम्‌--नै० २।९५ 7. अधिगम, अवाप्ति, 
मन से समझ लेना, पारंगत होना -लिपेर्यैथावद्ग्रह- 
णेन वाङमयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ --रघु० ३३२८ 
8. शब्द पकड़ना, प्रतिघ्वनि- आद्रिग्रहणगुरुभिर्गेजिते- 
नँतयेथाः--मेघ० ४४ 9. हाथ 10 इन्द्रिय ! 

ग्रहणिः,-णी (स्त्री०) [ग्रह ऋ-अनि, ग्रहणि +-ङीष्‌] अति- 
सार, पेचिश । 

ग्रहिल (वि०) [ग्रह--इलच्‌] 1. लेनेवाला, स्वीकार करने 
वाला 2. न दबने वाला, अटल, कठोर --न निशाखि- 
लयापि वापिका प्रससाद ग्रहिलेव मानिनी--नै० 
२।७७। 

ग्रहीतू (वि०) (स्त्री०--त्री) [ग्रह +-तूच्‌, इटो दीषंः] 
1. प्राप्तकर्ता, जैसा कि 'गुणग्रहीतु' में 2. प्रत्यक्षज्ञाता, 
निरीक्षक 3. कर्जदार । 

ग्रामः [ग्रस्‌ +-मन्‌, आदन्तादेशः]. 1. गाँव, पुरवा--पत्तने 
विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीक्षा --मालवि० १, त्यजेदेकं 
कुलस्याथ ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌, ग्रामं जनपदस्यार्थे 
स्वात्मार्थे ` पृथिवीं त्यजेत्‌ - हि» १।१४९, रघु» 
१।४४, मेघ० ३० 2. वंश, जाति 3. समुच्चय, संग्रह 
(किन्हीं वस्तुओं का)--उदा० गुणग्राम, इन्द्रिग्रग्राम 


भग० ८1१९, ९।८ 4. सरगम, (संगीत में) स्वर- 
ग्राम या सुरक्रम। सम०--अधिकृतः,--अध्यक्ष: 
ईः, ईश्वरः प्राम,का अधीक्षक, मुखिया या 
प्रधान, अन्तः गाँव की सीमा, गाँव की समीपवर्ती 
जगह-मनु० ४।११६, ११।७९,- अन्तरम्‌ दूसरा गाँव, 
अन्तिकम्‌ गाँव का पडौस,--आचारः गाँव के रस्म- 
रिवाज,--आधानम्‌ शिकार,--उपाघ्यायः गाँव का 
पुरोहित, कष्टकः 1. गाँव के लिए कांटा, जो गाँव 
को कष्ट देने बाला हो 2. चुगलखोर, - कुक्कुटः पालतू 
मुर्गा, - कुमारः 1. ग्राम का सुन्दर बालक 2. देहाती 
रड़का,--कूटः 1. गाँव का श्रेष्ठ पुरुष 2. शूद्र,गृह्य 
(वि०) गाँव के बाहर होने वाला, -गोढुहः गाँव का 
ग्वाला,-- घातः गाँव को लूटना,--घोषिन्‌ (पुं०) इन्द्र 
का विशेषण,-- चर्या स्त्री संभोग,-चेत्यः गाँव का 
पवित्र 'गूलर' का वृक्ष--मेघ० २३,-जालम्‌ गाँवों 
का समूह, ग्राममंडल,-- णीः 1. गाँव या जाति का 
नेता या मुखिया 2. नेता, प्रधान 3. नाई 4. विषया- 
सक्त पुरुष (स्त्री०) 1. वारांगना, वेश्या 2. नील 
का पौधघा,--तक्ष: गाँव का बढ्ई,- देवता गाँव का 
अभिरक्षक देवता, - घर्मः स्त्रीसंभोग, -प्रेष्यः किसी 
गाँव या जाति का दूत या सेवक,--मद्गुरिका झगड़ा, 
फसाद, हंगामा, हल्लागुल्ला, --मुखः बाजार, मंडी, 
मृगः कुता,--याजकः,-याजिन्‌ (पुं ) 1. ग्राम- 

पुरोहित, बह पुरोहित जो सभी जातियों के घ्रामिक 
सस्कार कराता है, फलतः पतित ब्राह्मण समझा जाता 
है 2. पुजारी,- -लुष्ठनम्‌ गाँव को लूटना --बासः (“ग्रामे 
वास? भी) गाँव में रहना, --षष्ह: नपुंसक. क्लीव, 
-संबः आम-निगम,-सिहः कुत्ता,-स्थ (वि०) 1. गाँव 
में रहने वाला, ग्रामीण 2. गाँव का सहवासी, एक ही 
गाँव का रहनेवाला साथी,-हासकः बहनोई, जीजा । 

ग्रामटिका [? ] गांवड़ी, अभागा गाँव, दरिद्र गाँव--कति- 
पयग्रामटिकापर्यंटनदुविदग्ध--प्रस- १ । 

ग्रामिक (वि०) (स्त्रो०-को) [ग्राम+-ठज्ा 1 देहाती, 
गंवार 2. अक्खड़,--कः गांव का चौघरी या मुखिया 
मनु० ७११६, ११८ । 

ग्रामीण: [ग्राम-|-खज्म_] 1. ग्रामवासी, गांव का रहने 
वाला--ग्रामीणवध्वस्तमलक्षिता जर्नैश्चिरं वृतीनामु- 
परि व्यलोकयन्‌ -शि० १२।३७ अमरु ११ 2. कुत्ता 
3. कौवा 4. सूअर । 

प्रामेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ग्राम ]-ढक्‌] गाँव में उत्पन्न, 
गंवार,--यी रंडी, वेश्या । 

ग्राम्य (वि०) [ग्राम-यत्‌] 1. गाँव से संबंध रखने वाला, 
गाँव में रहने का अभ्यस्त-मनु० ६३, ७।१२० 
2. गाँव में रहने वाला, देहाती, गंवार-_अल्पव्ययेन 
सुन्दरि, ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति--छं० १1३ 3. घरेलू, 


( १३६७ ) 


पालतू (पशु आदि), 4. आवधित (विप० 'वन्य'} 
5. नीच अशिष्ट (शब्द की तरह) केवळ ओछे व्यक्तियों 
दारा प्रयुक्त --चुम्कनं देहि मे भार्ये कामचाण्डालतृप्तये 
रेस” या कटिस्ते हरते मन:--सा० द० ५७४, 
यह ग्राम्य उक्तियों के उदाहरण हैं 6. अमद्र, अश्लील, 
--म्यः पालतू सुअर, --म्यम्‌ 1. गंवारु भाषण 2. देहात 
में तैयार किया हुआ भोजन 3. मैथुन । सम०--अइ्वः 
गघा,--कमंन्‌ ग्रामीण का व्यवसाय,-कुङकुमम्‌, कुसूं म, 
-~धर्मः 1. ग्रामीण का कतंव्य 2. स्त्रीसंभोग, मैथुन, 
-पशुः पालतू जानवर,--बुद्धि (वि०) उजडु, मजा- 
किया, अनाड़ी,--वल्लभा वेश्या, रंडी,----सुखम्‌ स्त्री- 
संभोग, मैथुन । 

प्रावन्‌ (१०) [ग्रसून्ऱ्डऱऱप्रः, ग्र-आ-॑वनू--विच्‌] 
1. पत्थर, चट्टान -कि हि नामैतदम्बुनि मज्जन्त्यला- 
बूनि ग्रावाणः संप्लवन्त इति--महावी० १, अपि ग्रावा 
रोदिति अपि दलति बञ््रस्य हृदयम्‌-उत्तर० १।२८ 
शि० ४।२३ 2. पहाड़ 3. बादल । 

ग्रासः [ग्रस्‌ [-घडा,] 1. कौर, कौर के बराबर कोई वस्तु 
मनु० ३।१३३, ६।२८. याज्ञ० ३।५५ 2. मोजन, 
पोषण 3. सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहणग्रस्त भाग । 
सम० - आच्छादनम्‌ - भोजन वस्त्र अर्थात्‌ अनिवार्य 
जीवन साधन, --शल्यम्‌ गले में अटकने वाळा (मछली 
का काँटा) आदि कोई पदार्थ । 


ग्राह्‌ (वि०) (स्त्रो० --हो) [ग्रह ‡-घञ्ञ्‌] पकड़ने वाला, 
मुट्ठी से जकड़ने वाला, लेने वाला, थामने वाला, 
प्राप्त करने वाला, -- हः 1. पकड़ना, जकड़ना 2. घडि- 
याल, मगरमच्छ-रागग्राहवती-भतृं ० ३।४५ 3. बन्दी 
4. स्वीकरण 5. समझना, ज्ञान 6. हठ, दृढाग्रह 
7. निर्धारण, दृढ़ निशचय--भग० १७।१९ 8. रोग । 

ग्राहक (वि०) (स्त्री०--हिका) [ग्रह्‌ +-ष्वुल्‌] प्राप्त 
करने वाला, लेने वाला, -कः 1. बाज, स्येन 2. विष- 
चिकित्सक 3. केता, खरीदार 4. पुलिस अधिकारी । 

गरीवा [गिरत्यनया--गृ+-वनिप्‌, मि०] गर्दन, गर्दन का 
पिछला भाग--प्रोवाभ ङ्गामिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने 
दत्तदृष्टिः --श० १।७। सम०--घण्टा घोड़े के गले 
में लटकता हुआ घंटा । 

ग्रीवारिका -दे० ग्रीवा । 

ग्रीविन्‌ (पुं) [ग्रीवा {-इनि] ऊँट । 

ग्रोष्म (वि०) [ग्रसते रसान्‌ प्रस्‌ न-मनिन्‌] गरम, उष्ण, 
ष्मः 1. गर्मी का मौसम, गरम ऋनु [ज्येष्ठ और 
आषाढ के महीने) --ग्रीष्मसमयमधिकृत्य गोयताम्‌ 

श° १ रघु० १६।५४, भामि० १।३५ 2. गर्मी, 

उष्णता । सम०--कालीन (वि०) गर्मी के मौसम 


से संबंध रखने वाला,--उद्धुवा,--जा,--भवा मव- 
मल्लिका लता, नेवारी । 

प्रेव (स्वी-वो), ग्रेवेय (स्त्री०-यी) (वि०) [ग्रीवा ‡-अण, 
ढज्जू वा] गर्दैन पर होने वाला या गर्दनसबंधो, --बम्‌, 
बम्‌ 1. गले का पट्टा, या हार 2. हाथी कीं गदेन 
में पहनी जाने वाली जंजीर- नास्रसत्‌ करिणां ग्रैवं 
त्रिपदीछेदिनामपि --रघु० ४।४८, ७५ । 

ग्रैवेयकम्‌ { ग्रीवा--ढकळा | 1. गले का आभूषण--उदा० 

`` अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे ग्रेवेयकं नोज्ज्वलम्‌-सा ० 
द० ३ 2. हाथी के गले में पहने जानेवाली जंजीर । 

रमक (वि०) (स्त्री -ष्मिका) [ग्रीष्म] बुढा ] 
1. गरमी के मौसम में बोया हुआ 2. गरमी के ऋतु में 
दिया जाने बाला (ऋण आदि) । 

ग्लपनम्‌ [ ग्ल॑-णिच्‌ +ल्युट्‌, पुक्‌, ह्वस्व ] 1. मुर्झाना, 
सुख जाना 2. थक्रावट । 

ग्लस्‌ (म्वा० आ०--ग्लसते, म्लस्त) खाना, निगलना । 

ग्लह, (म्वा० उभ०, चुरा० आ०-ग्लहति-ते, ग्लाहयति-ते) 
1. जूआ खेलना, जूए में जीतना 2. लेना, प्राप्त करना । 

ग्लहः [ ग्लह --अप्‌ ] 1. पासे से खेलने वाला 2. दाव, 
बाजी लगाना, शर्ते लगाना 3. पासा 4. जूआ खेलना 
5. बिसात । 

ग्लान (भू० क० कृ०) [ ग्लै यवत ] 1. क्लान्त, श्रान्त, 
थका हुआ, ग्लान, अवसन्न 2. रोगी, बीमार ! 

ग्लानिः (स्त्री०) [ ग्ल॑:-नि ] 1. अवसाद, क्लान्ति, थका- 
वट--मनश्च ग्लानिमृच्छति-मनु० .१।५३, अङ्गग्लानि 
सुरतजनितां--मेघ० ७०, ३१, शा० ४४ 2. ह्लास 
क्षय--आत्मोदयः परग्लानिद्व॑यं नीतिरितीयती --शि० 
२।३०, यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत 
--भग० ४७ 3. दुर्बलता, निर्बलता 4. बीमारी । 

ग्लास्नु (वि०) {ग्लै +-स्नु | क्लान्त, श्रान्त । 

ग्लुच्‌ (म्वा० पर०--ग्लोचति, ग्लुक्त) 1. जाना, चलना- 
फिरना 2. चुराना, लूटना 3. छीन लेना, वञ्चित 
करना--बहूनामग्लूचत्‌ प्राणान्‌ अग्लोचीच्चरणे यशः 
भट्टिः १५३० । 

म्ले (म्वा० पर०-ग्लायति, ग्लान) 1. विरक्ति या अरुचि 
अनुभव करना, काम करने को जी न करना, (तुमु- 
न्नन्त के साय) 2. क्लान्त या श्रान्त होना, थका हुआ 
या अवसन्न अनुभव करना 3. साहस छोड़ना, हतो- 
त्साह होना--उदास होना--भट्टि० १९।१७, ६।१२ 
4. क्षीण होना, मूछित होना --प्रेर० ग्ल -ग्ला-पयति 
1. सुखा देना, शुष्कः कर देना, चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुंचाना 2. थका देना । 

ग्लो (पुं०) [ ग्ले}-डौ ] 1. चन्द्रमा 2. कपुर । 


( ३६१ ) 


घ (वि०) [हन्‌ -टक्‌, टिलोपः, घत्वं च] (यह केवल 


घटः 


समास में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होता है) प्रहार 
करने वाला, मारने वाला, नाश करने वाला--जैसा 
कि पाणिव और राजघ आदि में,--घः 1. घण्टी 
2. खड़खड़ाना, गरगराहट, टिनटिनाना । 


ह । (म्वा० आ०--घटते, घटित) ब्यस्त होना, प्रयत्न 


करना, प्रयास करना, जानबूझ कर किसी काम में लगना 
(तुमून्नंत, अधि० या संप्र० के साथ) -दयितां त्रातुमलं 
घटस्व -भट्टि० १०।४०, अंगदेन समं योद्धुमघटिष्ट 
१५।१७, १२।२६, १६।२३, २०२४, २२1३१ 2. होना 
घटित होना, सम्भव होना--प्राणैस्तपोभिरथवाऽभिमतं 
मदोरयैः कृत्यं घटेत सुहृदो यदि तत्कृतं स्यात्‌--मा० 
१९, क्या यह सम्भव हुँ, कस्यापरस्योड्मयैः प्रसूनैः 
वादित्रसृष्टि्घटते भटस्य -नै० २२।२२ 3. आना, 
पहुँचना । प्रेर०-घटयति 1. एकत्र करना, मिलाना, एक 
जगह करना इत्थं नारीघेटयितुमल कामिभिः--शि० 
९।८७, अनेन भैमीं घटयिष्यतस्तथा-नै० १।४६, क्रुधा 
संधि भीमो विघटयति यूयं घटयत--वेणी० १।१०, 
भट्टि ११।११ 2. निकट लाना या रखना, सम्पर्क में 
लाना, धारण करना--धटयति घनं कण्ठाइलेषे रसान्न 
पयोधरौ --रत्त० ३।९, घटय जघने कांचीम्‌-गीत ० 
१२३. निष्पन्न करना, प्रकाशित करना, कार्यान्वित 
करना--तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति च मौनं च भजते 
-मा० १।१४, (अभिमतम्‌) आनीय झटिति घटयति- 
रत्न० १।६ 4. रूप देना, गढ़ना, आकार देना, निर्माण 
करना, बनाना-एवमभिधाय वैनतेयम्‌ - अघटयत्‌ 
--पंच १, कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेत:---श्वृंगार० 
३, घटय भुजबन्धनम्‌ू--गीत० १० 5. प्रणोदित 
करना, उकसाना स्नेहौघो घटयति मां तथापि वक्तुम्‌ 
“+भट्टि० १०७३ 6. मलना, स्पर्शे करना, प्र--, 
1. व्यस्त होना, काम में लगना--भट्रि० २१।१७ 
2. आरम्भ करना, शुरू करना--भट्टि० १४७७ 


'वि-1. वियुक्त होना, अलग होना 2. बिगडना, बर्बाद 


होना, रुक जाना, ठहुर जाना, बन्द कर देना -प्रेर० 
अलग २ करना, तोड़ना, सम्‌ --मिलाना, 11 (चुरा० 
उभ०--घाटयति, घाटित) 1. चोट मारना, क्षति 
पहुँचाना, मार डालना 2. मिलाना, जोड़ना, इकट्ठा 
-करना, संग्रह करना, उद्‌-, खोलना, तोड़ कर खोलना 
कपाट्मुद्घाटयति . मृच्छ ३, निरयनगरद्वारमुद्‌- 
घाटयन्ती--भर्तृ ० १।६३ । 

[घट्‌ +अच्‌] 1. मिट्टी का मटका, घडा, मर्तबान, पानी 
देने का पात्र - कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति 
तुल्यं जलम्‌ भर्तृ० २४९ 2. कुम्भ राशि 3. हाथी 
का मस्तक 4. कुम्भक प्राणायाम 5. २० णके 

४६ 


घ 


| 
| 


बराबर तोल 6. स्तम्भ का एक अंश । सम ०---आटोपः 
रथ या कुर्सी आदि को पूरा ढकने का कपडा,-उडूवः,, 
जः, --योनिः- सम्भव: अगस्त्य मुनि के विशेषण 
ऊधस्‌ (स्त्री०) गाय जिसकी औड़ी दूष से भरी 
हो--गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोघ्नी:--रघु० २।४९, 
--कर्पर: 1. कवि का नाम 2. ठोकरा, बर्तन का 
टुकड़ा--जीयेय येन कविना यमकैः परेण तस्मै वहेय- 
मुदकं घटकर्परेण --घट० २२,--कारः,--कृत्‌ (पुं०) 
कुम्हार, ग्रहः पानी भरने वाला,-- बासी कुटनी तु० 
कुम्भदासी,--पर्येसनम्‌ पतित व्यक्ति का अन्त्येष्टि 
संस्कार करना (जो अपने इस जीवन में अपनी जाति 
में फिर सम्मिलित होना न चाहता हो) ,--भेदनकम्‌ 
बर्तन बनाने का एक उपकरण,--राजः पक्की मिट्टी का 
जळपात्र,-स्थापनम्‌ दुर्गा के रूप में जल-कलश की 
स्थापना । 

घटक (वि०) [घट्‌-+-णिच्‌+-ण्बुल्‌] 1. प्रयास करने वाला 
प्रयत्तशील--एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परि- 
त्यज्य ये--भतृ० २।७४ 2. प्रकाशित करने वाला, 
निष्पन्न करने वाला 3. सारभूत अंश बनाने वाला, 
अवयव, उपादान, -कः 1. वह वृक्ष जिसके फूल दिखाई 
न देकर फल ही लगे 2. सगाई, विवाह तै कराने 
वाला, एक अभिकर्ता जो वंशावली मिला कर विवाह- 
सम्बन्ध तै कराये 3. वंशावली का जानने वाला । 

घटनम्‌ - ना [ घट्‌-ल्युट्‌ ] 1. प्रयास, प्रयत्न 2. होना, 
घटित होना 3. निष्पन्नता, प्रकाशन, कार्यान्वयन जैसा 
कि 'अघटितघटना” में 4. मिलाना, एकता, क स्थान 
पर मिलाना, जोड़--तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ 
--विक्रम० २।१६, देहद्याघंघटनारचितम्‌--का ० 
२३९ 5. बनाना, रूप देना, आकार देना । 

घटा [घट--अड--टाप्‌] 1. चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास 2. संख्या, 
टोली, जमाव प्रलयघनघटा--का० १११, कौशिक- 
घटा--उत्तर० २।२९, ५।६, मातंगघटा --शि० १।६४ 
3. सैनिक कार्य के लिए एकत्र हुई हाथियों की टोली 
4. सभा । 

घटिकः [घट--ठन्‌ | घड़नई के सहारे नदी पार करने बाला, 
--क्कम्‌ नितम्ब, चूतड़ । 

घटिका [ घटी+कन्‌+-टाप्‌, ह्रस्वः ] 1. एक छोटा घडा, 
करवा, छोटा मिट्टी का बतन--नार्ये: इमशानघटिका 
इव वर्जनीया:--पंच० १।१९२, एष क्रीडति कूपयन्त्र- 
घटिकान्यायप्रसक्तो विधि: --मुच्छ० १०५९ 2. २४ 
मिनट का समय, एक घड़ी 3. एक जल घट जिससे 
दिन की घड़ियाँ गिनी जाती थीं 4. टखने के ऊपर का 
तथा पिण्डली से नीचे का पतला भाग । 

चडिन्‌ (प्‌ं०) [घट+-इनि] कुंस राशि । 


( २६२ ) 


घदिन्धम (वि०) [घटी गध्मा--खश्--मुम्‌, | 
बर्तन में फूंक मारने वाला,--मः कुम्हार ! | 

घटिन्धय (वि०) [ घटी-घेट्‌+खश्‌, मुम्‌, हस्वः ] जो 
घडा भर (पानी) पीता है। 

घटी [घट-+-डीष्‌] 1. छोटा घडा 2. २४ मिनट के बराबर 
समय की नाप 3. छोटा जल-घड़ा जिससे दिन की 
घड़ियाँ गिनने का कार्य लिया जाय । सम०- कारः 
कुम्हार,-- ग्रह,--प्राह (वि०) दे० “घटप्रह', -- यन्त्रम्‌ 
1. पानी ऊपर उठाने वाली रहट की घड़िया, कुएँ पर 
पडो हुआ रस्सी-डोल--दे० अरघट्ट 2. दिन का समय 
जानने का एक साधन । 


घटोत्कच: [ ? ] हिडिबा नाम की राक्षसी से उत्पन्न भीम 
का एक पुत्र (यह बहुत बलवान्‌ पुरुष था, कौरव और 
पाण्डवों के युद्ध में यह बहुत वीरतापूर्वक पाण्डवो की 
ओर से लड़ा परन्तु इन्द्र से प्राप्त शक्ति द्वारा कर्ण के 
हाथों मारा गया--तु० मुद्रा० २१५) । 

घदूट (म्वा० आ०--घट्टते--बहुघा चुरा० उभ० --घटुट- 
यति-ते, घट्टित) 1. हिलाना, हरकत देना --जैसे 
“वायुघट्टिता लताः' में 2. स्पर्श करना, मळना, हाथों 
से मलना- विटजननखघट्टितेव वीण! मृच्छ १।२४, 
भट्टि १४२ 3. चिकनाना, सहलाना 4. इर्ष्या द्वेष 
की भावना से बोलना 5. बाधा पहुंचाना, अब--, 
खोलना, परि--, प्रहार करना--शि० ९।६४, वि - „ 
1. हड़ताल कर देना, तितर-बितर करना, बखेरना, 
उड़ा देना-शि० १६४, भर्तृ ३।५४ 2. मलना, 
घिसना, रगड्ना- कारण्डवाननविघट्टितवीचिमालाः 
ऋतु० ३1८, ४।९, कु० १९, कि० ८।४५, शि० ८1२४, 
१३।४१, सम्‌--1. थपथपाना 2. इकट्ठा करना, 
मिलाना 3. एकत्र करना, संचय करना 4. रगड़ना, 
घिसना, दबाना--रघु० ६।७३ । 

घट्टः [ घट्ट्‌ + घडा, ] 1. घाट--नदी के तट से पानी तक 
बनी सीढियाँ 2. हिलना-जुलना, आन्दोलन 3. चूंगी 
घर । सम०--कुटी चुंगी घर, “प्रभातन्याय न्याय के 
नी० दे०,--जीविन्‌ (पुं) घाट से प्राप्त महसूल से 
अपना निर्वाह करने वाला 2. वर्णसंकर (वेश्यायां रज- 
काज्जात:) । 

घट्टना [ घट्ट्‌-+युच्‌--टाप्‌ ] 1. हिलाना, डुलाना, हर- 
कत देना, आन्दोलन करना 2. रगड़ना 3. जीविका 
वृत्ति, अभ्यास, व्यवसाय, पेशा । 

घण्ट; | घण्टू-अच्‌ | एक प्रकार का व्यंजन, चटनी । 

घण्टा | घण्ट्--अट--टाप्‌ ] 1. घंटी, 2. लोहे का या कांसे 
का गोल पट्ट जिसे समय की सूचना के लिए मूंगरी से 
पीट कर बजाते हैं। सम०--अगारम्‌ घण्टा घर, 
-“फलूक:,--कम्‌ घण्टियों से युक्त प्लेट,-- ताडः घंटा 
बजाने वाला,--नादः घण्टे की आवाज,--पथः गाँव 


घष्टुः | घण्ट्‌ +-उण्‌ 


की मुख्य सड़क, राजमार्ग, मुख्य मार्ग (दशधन्वन्तरो 
राजमार्गो घण्टापथः स्मृतः कौटि० ) „ब्दः 1. कांसा 
2. घंटे की आवाज ! 


घष्टिका [ घण्टा+-डीप्‌-+-कन्‌, हुस्व:ः ] छोटी घटियाँ, 


घूंघरु । 
] 1. हाथी की छाती पर बंधी एक पट्टी 
जिसमें घूंघरु लगे होते हैं 2. ताप, प्रकाश । 


घष्डः | घण्‌ इति शब्दं कुवन्‌ डीयते- घण्‌-{-७।-{-ड ] 


मघुमक्खी । 
घन (वि०) [ हन्‌ मूर्ती अप्‌ घनादेशइच--तारा० ] 
1. संहत, दृढ़, कठोर, ठोस-संजातदच घनाघन:---मा ० 
६1३९, नासा घनास्थिका-याश्ञ० ३1३९, रघु० १११८ 
2. सवन, घनिष्ठ, घिवका--घनविरलूभावः--उत्तर० 
२।२७, रघु० ८८१, अमरु ५७ 3. गठा हुआ, पूर्ण, 
पूर्णेविकसित (जैसे कि कुच) --घटयति सुघने कुच- 
युगगगने मृगमदरुचिरुषिते-गीत० ७, अगुरुचतुष्क 
भवति गुरू द्वौ घनकुचयुग्मे शशिवदनाऽसौ -- श्रुत० ८, 
भतुँ० १।८, अमरु २८ 4. (शब्द की भांति) गम्भीर 
- मा० २1१२ 5. निरन्तर, स्थायी 6. अभेद्य 7. बड़ा, 
अत्यधिक, प्रचंड 8. पूर्ण 9. शुभ, भाग्यशालो,--नः 
बादरू-घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पय:--श० ७1३०, 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽस्य जात:-विक्रम० ४1१० 
2. लोहे का मुद्गर, गदा 3. शरीर 4. (गणित में) 
संख्याद्योतक घन (किसी अंक को उसीं अंक से दी 
बार गुणा करने से उपलब्ध गुणनफल) 5. विस्तार, 
प्रसार 6. संग्रह, समुच्चय, परिमाण, राशि, जमाव 
या समवाय 7. अभरक,--नम्‌ 1. झांझ, घण्टी, घण्टा 
2. लोहा 3. टीन 4. चमड़ी, त्वचा, बल्कल | सम» 
--अत्ययः, अन्तः बादलों का लोप, वर्षाऋतु के 
पश्चात्‌ आने वाली ऋतु, शरद्‌,-अम्बु (नपू० ) वर्षा, 
आकरः वर्षा ऋतु,--आगभः बादलों का आगमन, 
वर्षाऋतु-घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये ~ ऋतु० २।१, 
-- आमयः छुहारे का वृक्ष, - आधयः पर्यावरण, अन्त- 
रिक्ष,--उपलः ओले,--ओघः बादलों का एकत्र होना, 
~ कफः ओले, कालः वर्षाऋतु, यजितम्‌ 1. मेघ- 
ध्वनि, बादलों की गडगड़ाहट या गरन, बिजली की 
कड़क 2. गंभीर और ऊंची दहाड़ या गरज़,-- गोलकः 
चांदी सोने की मिलावट,--जस्बालः गाढ़ी दलदल, 
~ तालः एक प्रकार का पक्षी, चातक, सारंग, --तोलः 
चातक पक्षी,--नाभिः धूआँ (यह बादलों का मुख्य 
अवयव समझा जाता है--मेघ ० ५) „नीहारः गाढा 
कोहरा, सघन तुषार, पदवी “बादलों का मार्ग! अन्त- 
रिक्ष, आकाश --क्रामङ्भिर्घनपदवीमनेकसंख्यै:-_कि० 
५।३४, --षाषण्डः मोर, - फलम्‌ (ज्या० में) किसी 
वस्तु की लंबाई-चोड़ाई और मोटाई का गुणनफल 


( २६३ ) 


अथवा ठोसपन,--मूलम्‌ (गणित में) घन-राशि का 
मूल अंक,--रसः 1. गाढ़ा रस 2. अक गाढ़ा 3. कपूर 
4. जल,--वर्ग: घन का वर्ग, (गणित में) छठा घात, 
¬ वत्मेन्‌ (नपुं०) आकाश--घनवर्त्म सहस्रधेव कुर्वन्‌ 
“-कि० ५१७,--वल्लिका,--वल्ली बिजली,--वासः 
एक प्रकार का कद्दू, कुम्हड़ा,--वाहुनः 1. शिव 
2. इन्द्र,-इयामस (वि०) “बादल की भांति काला' 
गहरा काला, पक्का रंग, (-मः) 1. राम और कृष्ण 
का विशेषण, समयः वर्षाऋतु,-सारः 1. कपूर-घन- 
सारनीहारहार--दश० १, (श्वेत पदार्थों में उल्लेख) 
2. पारा 3. जल,--स्वनः मेघगर्जन,--हस्तसंख्या 
(गणित में) खुदाई की मिट्टी आदि नापने की माप 
(एक हाथ लंबा, एक हाथ मोटा या चौड़ा और एक 
हाथ ऊंचा ढेर) । 

घनाघनः [हन्‌ +-अच्‌, हन्तेर्घत्वम्‌ दित्वमभ्यासस्य आक्‌ च] 
1. इन्द्र 2. चिड़चिड़ा, या मदमस्त हाथी 3. पानो से 
भरा हुआ या बरसाने वाला बादल । 

घरट्टः [घरं सेकम्‌ अट्टति अतिक्रामति--घर+-अट्ट्‌ 
ज-अण्‌, शक० पररूपम्‌] खरांस, घराट, चक्की । 

घर्घर (वि०) [घघं+-रा+-क] 1. अस्पष्ट, घघेराट करने 
वाला, गरगर शब्द करने वाला --धर्घररवा पारश्म- 
शानं सरित- मा० ५।१९ 2. कलकल ध्वनि करने 
वाला, (बादलों की भांति) गड़गड़ शब्द करने वाला, 
~रः 1. अस्पष्ट कलकल ध्वनि, मन्द बड़बड़ या 
गरगर की ध्वनि 2. कोलाहल, शोर 3. दरवाजा, द्वार 
4. हंसी, अट्टहास 5. उल्लू 6. तुषाग्नि । 

घर्घरा,-री [घ्घर+-टाप्‌, डीष्‌ वा] 1. घुंघरू जो आभूषण 
की भांति काम आवें 2. घुंघरुओं की गर्गर ध्वनि 
3. गंगा 4. एक प्रकार की वीणा । 

घर्घरिका [घर्घर+- ठन्‌ +- टाप्‌] 1. आभूषण की भांति 
प्रयुक्त होने वाले घुँघरू 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 

घर्घरितम्‌ [घर्घर+ इतच्‌] सूअर के घुरधुराने का शब्द । 

घर्मः [घरति अङ्गात्‌-घृ+मक्‌ नि० गुणः] 1. ताप, गर्मी 
-हि०१९७ 2. गर्मी को ऋतु, निदाघ--निःश्वास- 
हार्याशुकमाजगाम घर्मः प्रियावेशमिवोपदेष्टुम्‌ - रघु० 
१६।४३ 3. स्वेद, पसीना--शि० १।५८ 4. कड़ाह, 
उबाळने का पात्र। सम०--अंशुः सूर्य -- श० ५।१४, 
अन्तः वर्षाऋतु - अम्बु,अस्भस्‌ (नपुं०) स्वेद, 
पसीना, श० १।३०, मा० १।३७,--चचिका घाम, 
पित्त, घमौरी, (दबे हुए पसीने और गर्मी से शरीर 
पर पैदा होने वाले छोटे-छोटे दाने),--दीषितिः सूर्य 
““रघु० ११।६४,-द्युतिः--सुर्य-कि० ५।४१,-पयस्‌ 
(नपु०) स्वेद, पसीना - शि० ९३५ । 

घबंः, चर्णम्‌ [घृष्‌ -घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा] 1. रगड़, घिसर 
2. पीसना, चूरा करना । 


घस्‌ (म्वा० अदा०--पर०--घसति, घस्ति, घस्त) खाना, 
निगलना, (यह अधूरी घातु है--'अद्‌' धातु के कुछ 
लकारों में ही इसके रूप बनते हूँ) । 

घस्मर (वि०) [घस्‌+-क्मरच्‌] 1. खाऊ, पेटू--दावानलो 
घस्मरः--भामि० १1३४ 2. निगल जाने वाला, हड़प 
करने वाला--द्रुपदसुतचमूघस्मरो द्रौणिरस्मि--वेणी ० 
५।३६। 

घस्र (वि०) [घस्‌ +-रक्‌] पीड़ाकर, क्षतिकर,--स्रः 1. दिन 
घस्रो गमिष्यति भविष्यति सुप्रदोषम्‌--सुभा० 
2. सूयं--महावी० ६1८,--स्रम्‌ केसर, जाफरान। 

घाटः, टा [घट्‌+-अच्‌, स्त्रियां टाप्‌] गदेन का पिछला 
भाग । 

घाष्टिकः [घंटा+-ठक्‌] 1. घंटी बजाने वाला 2. भाट या 
चारण 3. धतूरे का पौधा । 

घातः [हन्‌ +णिच्‌+-घञ्ग्‌] 1. प्रहार, आघात, खरोच, 
चोट - ज्याघात--श० ३।१३, नयनशरधात--गीत० 
१०, इसी प्रकार पाष्णिघात, शिरोघात आदि 2. मार 
डालना, चोट पहुँचाना, संहार करना, वघ करना 
~वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत्‌-उत्तर० 
३।४४, पशुघातः--गीत० १, याज्ञ २१५९, ३।२५२ 
3. बाण 4. गुणनफल । सम०--चन्द्रः अशुभ राशि 
पर स्थित चन्द्रमा,-तिथिः अशुभ चान्द्र दिन,--नक्ष- 
त्रम्‌ अशुभ नक्षत्र, वारः अशुभ दिन,-स्थानम्‌ बूचड़- 
खाना, वधस्थान । 


घातक (वि०) [हन्‌-+-ण्बुल्‌] मारनेवाला, संहार करते 
वाला, हत्यारा, संहारक, क्रातिल, बध करने वाला । 

घातन (वि०) [हन्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌] हत्यारा, क़ातिल, 
नम्‌ 1. प्रहार करना, मार डालना, हत्या करना, 
वध करना, (यज्ञ में) पशु बलि देना। 

घातिन्‌ (वि०) (स्त्री० नी) [हन्‌ +णिच्‌+ णिनि] 
1. प्रहार करने वाला, मारने वाला 2. (पक्षियों को) 
पकड़ने वाला या मारने वाला 3. विनाशकारी । सम० 
--पक्षिन्‌,--वबिहगः बाज, श्येन । 

घातुक (वि०) (स्ती०--की) [हन्‌ +णिच्‌--उकञ्न ] 
1. मारने वाला, संहारकारी, अनिष्टकर, चोट पहुंचाने 
वाला 2. क्र, नृशंस, हिस्र । 

घात्य (वि०) [हन्‌--णिच्‌-ण्यत्‌ | मारे जाने के योग्य, 
वह व्यक्ति जिसे मार देना चाहिए । 

घारः [घृ--घज्म | छिड़कना, तर करना । 

घार्तिकः (घृतेन निवृतः-ठज्म | धी में तले हुए पूड़े 
(विशेषतः जिनमें छिद्र होते है) (इन्हीं को देखकर 
पंचतत्र में मूर्ख पंडितों ने कहा था--छिट्रेष्वनर्था 
बहुलीभवन्ति) । 

घासः [घस्‌ +-घञ्ग ] 1. आहार 2. गोचरभूमि या चरागाह 
का घास--घासाभावात्‌ - पंच ० ५, घासमुष्टि परगवे 


( ३६४ ) 


दयात्‌ संवत्सरं तु य:--महा० । सम०- कुन्दम्‌, 
-+स्थानस्‌ चरागाह । 

घु (भ्वा० आ० --घवते, धुत) शब्द करना, हल्ला मचाना । 

घुः [धु+क्लिप्‌ | कबूतर की गुटर गूं । 

घुट्‌ 1 (तुदा० पर० घुटति, घुटित) 1. फिर प्रहार करना, 
बदला लेने के लिए प्रहार करना, मुक्राबला करना 
2. विरोध करना, 1 (स्वा० आ०--घोटते) 
1. वापिस आना, लौटना 2. वस्तु विनिमय करना, 
अदला-बदली करना ! 

घुटः, घुटि-- टी, (स्त्री०) घुटिकः,--का [घुटू-+-अच्‌, 
इन्‌ वा, घुटि+-डीप, कन्‌ स्त्रियां टाप्‌ वा] टखना । 

घुण्‌ । (भ्वा० आ०, तुदा० पर०--घोणते, घुणति, घृणित) 
लुढ़कना, चक्कर खाना, लड़खड़ाना, अटेरना, 
1 (स्वा० आ०) लेना, प्राप्त करना । 

घुणः [घुण--क] लकड़ी में पाया जाने वाला विशेष प्रकार 
का कीड़ा । सम०- . अक्षरम्‌,-लिपिः (स्त्री ०) लकड़ी 
या पुस्तक के पत्रों में कीड़ों के द्वारा बनाई हुई रेखाएँ 
जो कुछ-कुछ अक्षरों जैसी प्रतीत होती हैं। “न्याय 
दे० 'न्याय' के अन्तर्गत । 

घुण्टः, घुण्टकः, घुण्टिका [ धुण्ट्‌ +- क, घुण्ट ]-कन्‌, घुण्टक +- 
टाप्‌ इत्वम्‌] टखना । 

घुण्डः [घुण्‌ त-ड, नि०] भौंरा । 

घुर्‌ (तुदा० पर०--धुरति, घुरित) 1. शब्द करना, 
कोलाहल करना, खुर्राटे भरना, फुफकारना, (सूअर 
कुत्ते आदि का) घुरधुराना--कः कः कुत्र न घुर्घु रायित- 
घुरीघोरो घुरेच्छ्करः--का० ७ 2. डरावना बनना, 
भयंकर होना 3. दुःख में चिल्लाना । 

घुरी [घुर्‌+-किञ-डीष्‌] नाथना, (विशेषकर सूअर की 
थूथन) --धुर्षुरायितघुरीघोरो घुरेच्छूकरः -- काव्य० 
७1 

ुर्घुरीः [चुर्‌ इत्यव्यक्तं बुरति--घुर्‌+-घुर्‌+-क्‌] 1; चीलर, 
चिल्लड़ (एक प्रकार का कीड़ा) 2. खूर्राट भरना, 
गुर्राना, सूअर आदि जानवर के गले से निकलने वाली 
आवाज । 

घुर्घुर [घुर्घुर +अच्‌ +-डीष्‌] सूअर की आवाज । 

घुलघुलारवः ['घुलघुल' इत्यव्यक्तमारौति--घुरूघुल--आ 
“ रु+अच्‌ | एक प्रकार का कबूतर । 

घुष्‌ 1 (भ्वा० पर०, चुरा» उभ०-- घोषति घोषयति -ते, 
घुषित, घुष्ट, घोषित) 1. शब्द करना, कोलाहल करना 
2. ऊँचे स्वर से चिल्लाना, सांवंजनिक रूप से घोषणा 
करना--स स पापादुते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ 
-“श० ६।२२, घोषयतु मन्मथनिदेशम्‌ --गीत० १०, 
इति घोषयतीव डिडिम: करिणोहस्तिपकाहतः क्वणन्‌ 
-हि० २।८६, रघु० ९१०, आ--.. उच्च स्वर से 
रोना, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना--भट्टि० 


३।२। उद्‌--; उच्च स्वर से घोषणा करना, सार्व- 
जनिक रूप से घोषणा करना, 11 (म्वा०-आ०-घुषते) 
सुन्दर या उज्ज्बल होना । 

घुसृणम्‌ [घुष्‌+ऋणक्‌, पृषो०] केसर, जाफ़रान--यत्र 


स्त्रीणां मसृणघुसृणालेपनोष्णा कृचश्रीः - विक्रम० 
१८।३१। 

घूकः [भू इत्यव्यक्तं कायति-- घू‡-क~-क] उल्लू । सम० 
--अरिः कौवा । 


घूर्णे (म्वा० आ० --तुदा० पर०--पूर्णते, घूर्णति, घूणित) 
इधर-उधर लुढ़कना, इधर-उधर घूमना, चक्कर 
काटना, मुड़ना, हिलाना, लिपटना, लड़खड़ाना 
योषितामतिमदेन जूघूर्णविश्रमातिशयपूंषि वपूंषि 
-शि० १०।३२, भयात्केचिदघूणिषु:---भट्टि ० १५।३२, 
११८, शि० ११।१८ अद्यापि तां सुरतजागर- 
घूर्णमानां--चौर० ५, प्रेर०--घूर्णति--ते हिलाचा, 
अटेरना या लपेटना--नयनान्यरुणानि घुर्णयन्‌-- कु० 
४।१२, शि० २।१६, भर्तु० १८९, (आ, तथा वि 
उपसर्ग के लग जाने पर भौ धातु का वही अर्थ रहता 
है) । 

घूण (वि०) [धूर्ण+-अच्‌] हिलाने वाला, इधर-उधर 
चलूने-फिरने वाला । सम०--बायुः बवण्डर । 

घू्णनम्‌,--ना [घूणं~-ल्युद्‌ | हिलाना-ड्लाना, लपेटना, 
चक्कर खाना, मुड़ना, घूमना ---मौलिघूर्णनचलत्‌ 

ऊगीत० ९, घार्णनामात्रपतनश्रमणादशंनादिकृत्‌- 

सा० द०। 

1 (भ्वा० पर० --घरति, घृत) छिड्कना । 

1 (चुरा० उभ०--घारयति--ते, धारित) छिड़काव 

करना, गीला करना, तर करना, अभि--, छिड़कना, 

आ-- छिड़काव करना । 

घृण्‌ (तना० पर०--घृणोति, घृण्ण) चमकना, जलना । 

घृणा [ घृ+नक्‌+-टाप्‌ ] दया, तरस, सुकुमारता- तां 
विलोक्य वनितावधे घृणां पत्रिणा सह मूमोच राधवः 
+रघु० १११७, ९८१, कि० १५।१३ 2. ऊब, 
अरुचि, घिन-- तत्याज तोषं परपुष्टघुष्टे घृणां च 
वीणाक्वणिते वितेने-नै० ३।६०, १।२०, रघु» 
११।६५ 3. झिड़की, निन्दा । 

घृणालु (बि०) [ घृणा--आलुच्‌ ] सकरुण, दयापुणं, 
मूडु-हूदय । 

घुणिः [ धु--नि, नि० ] 1. गर्मी, धूप 2. प्रकाश की 
किरण 3. सूर्य 4. लहर (नपुं ) जल । सम०--निषिः 
सूर्य । 

घृतम्‌ [धु--क्त] 1. घी, ताया हुआ मक्खन-- (सपिविलीन- 
माज्यं स्यात्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌--सा०) 2. मक्खन 
3. जल। सम०-अन्न:--अचिः (पुं) दहकती 
हुई आग,- आहुतिः (स्त्री०) घी की आहुति, आह्वः 


( ३६५ ) 


सरल नामक वक्षविशेष,--उदः 'घी का समुद्र सात 
समुद्रों में से एक,--ओदनः घी से युक्त उबले हुए 
चावल,-- कुल्या घी की नदी, --दीधितिः अग्नि,-घारा 
घी की अविच्छिन्न धार, पुरः,--वरः एक प्रकार की 
मिठाई,- लेखनी घी का चम्मच । 

घृताची [घृत--अच्चु-+क्विप +-डीष ] 1. रात 2. सरस्वती 
3. एक अप्सरा (इन्द्र के स्वर्ग की मुख्य अप्सराएँ 
निम्तांकित हे--घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च 
तिलोत्तमा, सुकेशी मञ्जूघोषाद्या: कथ्यन्ते$प्सरसो 
बुधे:) । सम० - गर्भसंभवा बड़ी इलायची । 

घृष्‌ (म्वा० पेर०--घर्षति, घृष्ट) 1. रगड़ना, घिसना-- 
अद्यापि तत्कनककुण्डलघुष्टमास्थम्‌--चौर० ११, पंच० 
१।१४४ 2. कंची करना, परिष्कृत करना (मांजना) 
चमकाना 3. कुचलना, पीसना, चूरा करना -द्रौपद्या ननु 
मत्स्यराजभवने घृष्टं न कि चन्दनम्‌-पंच० ३।१७५ 
4. होड़ .करना, प्रतिद्वन्द्वी होना (जैसा कि 'संघृष्‌ मे) 
उद्‌--, खुरचना,--चूड़ामणिभि रुद्धृष्टपादपीठम्‌ मही: 
क्षिताम्‌--रघु० १७1२८, सस्‌--प्रतिद्वन्द्विता करना, 
होडाहोड़ी करना, प्रतिस्पर्धा करना--स प्रयोगनिपुण: 
प्रयोक्तृभिः संजघर्ष सह मित्रसंनिघौ - रघु० . १९३६ 
2. रगड़ना, खु रचना । 

घृष्टिः [घुष्‌ -|- क्तिच्‌] सूअर (स्त्री ०) 1. पीसना, चूरा करना, 
खुरचना 2. होडाहोडी, प्रतिद्वन्द्रिता, प्रतियोगिता । 

घोटः, घोटकः [ घुट्‌+-अच्‌, ण्वुल्‌ वा ] घोडा । समं० 
-“अरिः भेंसा । 

घोटी, घोटिका [ घोट+-डीष्‌, घुट्‌+-ण्वूंल्‌ ‡-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
घोड़ी, सामान्य अश्व--आटोकसेऽङ्ग करिघोटि पदाति- 

जुषि वाटिभुवि क्षितिभ्‌ जाम्‌-- अस्व० ५। 

घौण (न) सः [=-गोतसः, पृषो० ] एक प्रकार रेंगने 
वाला जन्तु । 

घोणा [ घुण्‌+-अच्‌+-टाप्‌ ] 1. नाक, घोणोन्नतं मुखम्‌ 
--मृच्छ० ९१६ 2. घोड़े को नथुना, (सूअर की) 
थूथन--धुर्ध रायमाणघो रघोणेन--का ० ७८ । 

घोणिन्‌ (पु०) [ घोणा+-इनि ] सूअर । 

घोष्टा | घृण्‌ +ट-+-टाप्‌ ] उन्नाव का वृक्ष । 

घोर (वि०) [ घृर्‌+- अच्‌ ] 1. भयंकर, डरावना, भीषण, 
भयानक, --शिवाधोरस्वतां पश्चाद्बुबुधे विकृतेति 
ताम्‌--रघु० १२।३९, तत्कि कर्मणि घोरे मां नियो- 
जयसि केशव -- महा ०, घोरं लोके विततमयश:--उत्तर० 
७1६, मन० १।५० १२।५४ 2. हिस्र, प्रचण्ड,-रः शिव 
--रा रात,--रम्‌ 1. संत्रास, भीषणता 2. विध ।सम० 
-~भआाकूति, - दर्शन (वि०) देखने में डरावना, भयंकर 
विकराल, -- घष्यम कांसा.-रासन: 
--वाञ्िन्‌ (पु०) गीदड़, -रूपः शिव का विशेषण । 


---रासिन्‌,-वाशनः, ˆ 


घोलः,--ल्म्‌ [ घुर्‌+-घञ्ा,, रस्य लः ] मट्ठा, घुरा हुआ 
दही जिसमें पानी न हो (तत्तु स्नेहमजल मथितं घोल- 
मुच्यते -सुश्रु०) 

घोषः | धुष्‌ +घञ्ञ्‌ ] 1. कोलाहल, हल्ला, हंगामा-स 
घोषो घात्तं राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ --भग० १।१९, 
इसी प्रकार रथ”, तुयं, शंख” आदि 2. बादलों की 
गरज---स्निग्धगम्भीरघोषम्‌- मेघ० ६४ 3. घोषणा 
4. अफवाह, जनश्रुति 5. ग्वाला --हेय ङ्गवीनमादाय 
घोषबद्धानुपस्थितान्‌--रघु० १।४५ 6. झोपड़ी, सवालों 
की बस्तो-गङ्गायां घोषः---काव्य० २, घोषादानीय-- 
मृच्छ० ७ 7. (व्या० में) घोषव्यंजनों के उच्चारण 
में प्रयुक्त घोषध्वनि 8 कायस्थ, - षम्‌ कांसा ! 

घोषणम्‌--णा [ घुष्‌+-त्युट्‌ | प्रख्यापंन, प्रकथन, उच्चः 
स्वर से बोलना, सार्वजनिक एलान--व्याघातो जय- 

घोषणादिषु बलादस्मद्बलानां कुत:- मुद्रा ३।२६, 

रघु० १२।७२ । 

घोषयित्नुः | घ्‌्+णिच्‌+-इत्नुच्‌ | 1. ढिढोरची, भाट 
हरकारा 2. ब्राह्मण 3. कोयल । 
(वि०) (स्त्री०--ध्नी) [ केवळ समास के अन्त में 
प्रयोज्य ] [ हन्‌ +क, स्त्रियां डीप्‌ ] वध करने वाला 
विनाशक, दूर करने वाला, चिकित्सक--ब्राह्मणघ्न 
बालघ्नः, वातघ्नः, पित्ताध्न:, वञ्चित करने वाला, दूर 
करने वाला, पुण्यघ्न, धर्मघ्न आदि । 

प्रा (म्वा० पर० जिघ्रति, प्रात--प्राण) 1. सूंघना, पता 
लगाना, संघ का प्रत्यक्ष ज्ञान करना- स्पृशन्नपि गजो 
हन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्गमः-हि० ३।१४, भामि० १।९९, 
चुंबन करना--प्रेर ०-- (घ्रापयति) सूघवाना-भट्टि० 
१५।१०९, (अव, आ, उप, वि, सम्‌ आदि उपसर्ग 
लगने पर भी इस धातु के अर्थो में विशेष अन्तर नहीं 
आता ---गन्धमा प्राय चोर्व्या: - मेघ० २१, आमोदमुप- 
जिघ्रन्तौ--रघु० १४३, दे० भट्टिः २१० १४१२, 
रघु० ३।३, १३।७०, मनु० ४२०९ भी) 

घ्राण (भू० क० क०) [घा क्त | सूंघा,--णम्‌ संधन की 
करिया, -प्राणन सूकरो हन्ति--मनु० ३॥२४१ 2. गंध, 
बू 3. नाक--बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्र प्राणरसनात्व- 
गाख्यानि-सां० का० २६, ऋतु० ६1२७, मनु० पा 
१३५) सम०-इन्द्रियम संधने की इन्द्रिय, नाक--नासा- 
ग्रवति घ्राणम्‌--तके सं०, --चक्षुष्‌ (वि०) “जो 
आँखों का काम नाक से लेता है -अर्थात्‌ अंधा (जो 
संघ कर अपने मागं का ज्ञान प्राप्त करता है) ,--तपंण 
(वि०) नाक को सुहावना, या सुखकर खुशबूदार, 
सुगन्धयुक्त (--णम्‌) खुशबू, सुगन्ध । 

घ्रातिः (स्त्री०) [घ्रा क्तिन | सघन की क्रिया-- घाति- 
रप्रेयमद्ययो:--मनु ० १११६८ 2. नाक । 


( ३६६ 


चः {चण्‌ (चि) +ड] 1. चन्द्रमा 2. कछुआ 3. चोर 


(अव्य०) निम्वांकित अर्थो को बतलाने वाला अव्यय 
“71. संयोजन (और, भी, तथा, इसके अतिरिक्त) 
“शब्द या उक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है; (इस अर्थ में यह उस प्रत्येक शब्द या उक्ति 
के साथ प्रयुक्त होता है जिसे मिलाता है या इस प्रकार 
मिले हुए अन्तिम शब्द या उक्ति के पश्चात्‌ रक्खा 
जाता हूँ, परन्तु यह वाक्य के आरम्भ में कभी प्रयुक्त 
नहीं किया जाता हूँ) - मनो निष्ठाशून्यं अमति च 
किमप्यालिखति च--मा० १।३१, तौ गृरर्गुरुपत्नी च 
~ रथु० १५७, मनु० १।६४, ३।५ कुलेन कान्त्या 
वयसा नवेन गुणेश्च तैस्तैविनयप्रधानै:--रघु ० 
६1७९, मनु० १११०५, ३।११६ 2. वियोजन (परन्तु, 
तथापि, तो भी )-शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः 
“श० १११६ 3. निशचय, निर्धारण (निस्सन्देह, निश्चय 
ही, ठीक, बिलकुल, सर्वथा) - अतीतः पन्थानं तव च 
महिमा बाङमनसयो:--गण०, ते तु यावंत एवाजौ 
तावांश्च ददृशे स तैः- रघु० १२।४५ 4. शर्ते (यदि 
= चेत्‌) जीवितुं चेच्छसे (==इच्छसे चेत्‌) मूढ हेतु मे 
गदतः शृण्‌--महा०, लोभश्चास्ति (अस्ति चेत्‌) गुणेन 
किम्‌ --भर्तृ० २४५, अने० पा० 5. यह प्रायः पादपूति 
के लिए भी प्रयुक्त होता है--भीम: पार्थस्तर्थव च्‌ 
--गण० (कोशकार उपर्युक्त अर्थों के साथ 'च' के 
निम्नांकित अर्थं और बतलाते हैँ जो कि संयोजन या 
समुच्चय के सामान्य अर्थो के अन्तरगत है:-1. अन्वाचय 
“अर्थात्‌ मुख्य तथ्य को किसी गौण तथ्य से मिलाना 
--भो भिक्षामट गां चानय, दे० अन्वाचय 2. समाहार 
अर्थात्‌ समुच्चयार्थक संबंध- यथा पाणी च पादौ च 
पाणिपादम्‌ 3. इतरेतरयोग - अर्थात्‌ पारस्परिक 
संयोग्‌--यथा प्लक्षशच न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोधौ 
4. समुच्चय - अर्थात्‌ सब मिलाकर यथा पचति च 
पठति च); दो उक्तियों के साथ च की बारर आवृत्ति 
होती है 1. 'एक ओर--दूसरी ओर' 'यद्यपि--तथापि' 
अर्थ - विरोध को प्रकट करने के लिए--न सुलभा 
सकलेन्दुमुखी च सा किमपि चेदमनङ्ग विचेष्टितम्‌ 
--विक्रम० २।९, ४।३, रघु ० १६।७ या 2. दो बातों 
का एक साथ होना--या अव्यवहित घटना को प्रकट 
करने के लिए (ज्योंही--त्योंही) - ते च प्रापुरुदम्वन्तं 
बुबुधे चादिपूरुषः--रघु० १०।६, ३।४०, कु० ३।५८, 
६६, श० ६।७, मा० ९।३९। 


चक्‌ (म्वा० उभ०--चकति --ते, चकित) 1. तृप्त होना, 


सन्तुष्ट होना 2. प्रतिरोध करना, मुकाबला करना । 


चकास्‌ (अदा० पर० (विरलत:--आ०) चकास्ति---्ते, 


चकासित) 1. चमकना, उज्ज्वल होना - गण्डश्चण्डि 


चक्रास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं छोचनम्‌--गीत ०-१०, 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा--शि०` १।८, भट्टिः ३।१७ 
2. (आलं०) प्रसन्न होना, समृद्ध होना - वितन्वति 
क्षेममदेवमातृकार्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासतै--कि ० 
१।१७, प्रेर० चमकाना, प्रकाशित करना--शि० ३।६, 
वि० चमकना, उज्ज्वल होना । 


चकित (वि०)[चक्‌-क्त](डर के कारण)1. थरथराता हुआ, 


कांपता हुआ, भय", साध्वस --मेघ० २७ 2. डराया 
हुआ, प्रकम्पित, भौचक्का- व्याधानुसारचकिता 
हरिणीव यासि--मृच्छ० १।१७ अमरु ४६, मेघ० १३ 
3. भयभीत, भीरु, सशंक--चकितविलोकितसकर 
दिशा०--गीत० २, पौलस्त्यचकितेश्वराः (दिशः) 
रघु १०।७३, तम्‌ (अव्य०) भय से, भौचकका 
होकर, संत्रस्त होकर, विस्मय के साथ--चकितमुपेति 
तथापि पार्श्वमस्य -मालवि० १।११, सभयचकितम्‌ 
गीत ५, शा० डोई | 


चकोरः [चक--ओरन्‌ | पक्षीविशेष, तीतर की जाति का 


पक्षी (कहते हैं कि चन्द्रमा की किरणें ही इसका 
आहार है)-ज्योत्स्तापानमदालेसेन वपुषा मत्ताइचकोरां- 
गना:--विद्धशा०, १११, इतञ्चकोराक्षि विलोकयेति 
-रघु० ६।५९, ७।२५, स्फुरदधरसीधवे तव वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌--गीत० १०। 


चक्रम्‌ | क्रियते अनेन, कृ घञर्थे क नि० द्वित्वम्‌ --तारा०] 


“गाड़ी का पहिया-चक्रवत्परिवतंन्ते दुःखानि च 
सुखानि च--हि० १1१७३ 2. कुम्हार का चाक 3. एक 
तीक्ष्ण गोल अस्त्र, चक्र (विष्णु का) 4. तेल पेरने का 
कोल्ह 5. वृत्त, मण्डल कलापचत्रेषु निवेक्षिताननम्‌ 
“ऋतु० २।१४ 6. दल, समुच्चय, संग्रह्‌-शि० 
२०।१६ 7. राज्य, एकाधिपत्य 8. प्रांत, जिला, ग्राम- 
समूह 9. वर्तुळाकार सैनिक व्यूह 10. देह के भीतर के 
'षट्चक्र, मूलाघार आदि 11. कालचक्र, वर्ष समूह 
12. क्षितिज 13. सेना, समूह 14. ग्रन्थ का अध्याय 
या अनुभाग 15. भँवर 16. नदी का मोड,--क्रः 
1. हंस, चकवा 2. समूह, दल, वर्ग । सम०--अङ्गः 
1. टेढ़ी गर्दन वाला हंस 2. गाडी 3. चकवा; 
अटः 1. बाजीगर, सपेरा 2. दुष्ट, धूर्त, ठग 
3. स्वर्णमुद्रा, दीनार,--आकार,- आकृति (वि०) 
वर्तुलाकार, गोल,--आयुधः विष्णु का विशेषण, 
~ आवर्तः भंवर वालो या चक्करदार गति,--आह्वः, 
आह्वयः चकवा--चक्राह्नं ग्रामकुक्कुटम्‌-मन्‌ ० ५। 
१२,-ईइवरः 1. 'चक्रस्वामी' विष्णु का नाम 2. जिले 
का सर्वोच्च अधिकारो, उपजीविन्‌ (पुं) तेली, 
कारकम्‌ 1. नाखन, 2. एक प्रकार का सुगन्ध 
दरव्य,-- गण्डुः गावदुम तकिया, गतिः (स्त्री०) चक्रा. 


( ३६७ ) 


कार गति, गोलाई में घूमना,--गुच्छः अशोक वृक्ष, 
जाग्रेहणम्‌--णी (स्त्री०) दुर्गप्राचोर, परकोटा, 
खाई,--चर (वि०) वृत्त में घूमने वाला,-- चूडामणिः 
मुकुट में लगी गोलसणि,- जीवकः, जीविन्‌ (पुं०) 
कुम्हार,--तीथंम्‌-- एक पुण्य स्थान का नाम,--दषटरः 
सूअर,--धरः 1. विष्णू का विशेषण---चक्रधरप्र भाव: 
--रघु० १६।५५ 2. प्रभु, प्रान्त का राज्य पाल या 
शासक 3. गाँव का कलाबाज या बाजोगर,-धारा 
पहिए का घेरा--नाभिः पहिए की नाहः- नामन्‌ 
(पु ०) 1. चकवा 2.-छोहे की माक्षिक घातु;--- नायक: 
1. दल का नेता 2. एक प्रकार का सुगंघ-द्रव्य,--- नेमि: 
पहिए की परिधि या घेरा--नीचँगेच्छत्यूपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण --मेघ० १०९,-- पाणि विष्णु का विशे- 
षण,पावः, पादकः 1. गाड़ी 2. हाथो, --पाल: 
1. राज्यपाल 2. सेना के एक प्रभाग का अघिकारी 
3. क्षितिज,--बग्धुः; - बान्धवः सूरय, बालः--डः, 
“ वालः--लम्‌,- डम्‌ 1. वृत्त, मंडल 2. संग्रह, वर्ग, 
समुच्चय, राशि-करवचक्रवालम्‌ --भतृं० २७७४ 
3. क्षितिज, (लः) 1. पुराणों में वर्णित एक पर्वत- 
श्रृंखला जो भूमंडळ को दीवार की भाँति घेरे हुए 
तथा प्रकाश व अंधकार की सीमा समझी जाता हैं 
2. चकवा, - भृत्‌ (१०) 1. चक्रघारी 2. विष्णु का 
नाम,--भेदिनी रात, भ्रमः,-भ्रमिः (स्त्रो०) खराद 
सान --आरोप्य चत्रञ्जमिमुष्णलेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोल्लि- 
खितो विभाति रघु० ६।३२,- भण्डलिन्‌ (पू) 
साँप की एक जाति,--मुखः सूअर, यानम्‌ पहिय से 
चलने वाला वाहन,--रदः सूअर,--वतिन्‌ (पुं०) 
1 सम्राट्‌, चक्रवर्ती राजा, संसार का प्रभु, समुद्र तक 
फैले राज्य का स्वामी (आसमुद्रक्षितीश- अमर०) 
पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रर्वातनमाप्नुहि--श० १।१२, तव 
तन्वि कुचावेतौ नियतं चक्रर्वातनौ, आसमुद्रक्षितीशो5 
पि भवान्‌ यत्र करप्रदः-उ.द्भट; (जहाँ 'चक्रवतिन्‌' 
शब्द में इलेष है, वहाँ दूसरा अर्थ हे 'आकार प्रकार 
में चकवे से मिलता जुलता' गोल ),--बाक: (स्त्री० 
“की ) चकवा -दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमि- 
वैकाम्‌-मेध० ८३,--बाटः 1. सीमा, हद 2. दीवट 
3. कार्य में प्रवृत्त होना, - वातः बवंडर, तूफान-आँघी, 
“वृद्धिः ब्याज पर व्याज, चक्रवृद्धि ब्याज--मनु० ८। 
१५३, १५६,- ब्यू हःसँन्यदल की मंडलाकार स्थापना, 
संज्ञम्‌ राय, (ज्ञः) चकवा,-साह्वयः चकवा,-हस्तः 
विष्णु का विशेषण । 

चक्रक (वि०) [ चक्रमिव कायति--क॑--क ] पहिये के 
आकार का, मंडलाकार,--कः (तकं ०) मंडल में तर्क 
करना 1 


चक्रवत्‌ (वि०) [ चक्र+मतुप्‌; मस्यं वः ] 1. पहियों । 


वाला 2. मंडलाकार, (१०) 1. तेली 2. प्रभू, सम्राट्‌ 
3. विष्णु का नाम! 

चक्राको, चक्रांडक्री [ ब० स० ] हंसिनी । 

चक्रिका [ चक्र] ठन्‌- टाप्‌ 1. ढेर, दल 2. दुरमिसंघि 
3. घुटना । 

चक्रिन्‌ (पु०) [चक्र + इनि] 1. बिष्णु का विशेषण--शि० 
१३।२२ 2. कुम्हार 3. तेली 4. सम्राट, चक्रवर्ती. 
राजा, निरंकुश शासक 5. राज्यपाल 6. गधा 7. चकवा 
8. संसूचक, मुखबिर 9. साँप 10 कौवा 11 एक प्रकार 
का कलाबाज या बाजीगर । 

चक्रिय (वि०) [ चक्र‡-घ | गाड़ी में बैठ कर जाने वाला, 
यात्रा करने वाला । 

चक्रीवत्‌ (पुं०) [ चक्र मतुप्‌, मस्य वः, नि० चक्रस्य 
चक्रीभावः ] गघा-- शि० ५१८ । 

चक्ष्‌ (अदा० आ०--चष्टे) | आघंघातुक लेकारों में - 
अनियमित ] 1. देखना, पर्यवेक्षणा करना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना 2. बोलना, कहना, बतलाना (मंप्र० के 
साथ), आ--, बोलना, घोषणा करना, वर्णन करवा, 
बयान करना, बतलाना, पढ़ाना, समाचार देना (संप्र० 
के साथ) --रघु० ५।१९, १२।५५, मनु ० ४।५९, ८०, 
इत्याख्यानविद आचक्षते --मा० २।२, कहना, संबोधित 
करना--भामि० ९।६३ 3. नाम लेना, पुकारना, 
परि--, 1. घोषणा करना, वर्णन करन; 2. गिनना 
3. उल्लेख करना 4. नाम लेना, पुकारना--वेदप्रदाना- 
दाचार्यं पितरं परिचक्षते. - मनु० २।१७१, भग० 
१७।१३, १७, प्र ~, 1. कहना, बोलना, नियम बनाना 
~स्वजनाश्चु किलातिसंततं दहति प्रतमिति प्रचक्षते-रघु ० 
८।८६ 2. नाम लेना, पुकारना--योऽस्यात्मनः कार- 
यिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते - मनु० १२।१२, २1१७, 
३।२८, १०।१४, प्रत्या -त्याग देना, छोड़ देना, 
पीछे हटा देना, व्या---, व्याख्या करना, टीका टिप्पण 
करना । 

चक्षस्‌ (पुं०) [ चक्ष + असि ] 1. अध्यापक, घर्म-विज्ञान 
का शिक्षक, दीक्षागुरु, आध्यात्मिक गुरु 2. बृहस्पति का 

` विशेषण । 

चक्षुष्य (वि०) [ चक्षुषे हितः स्यात्‌ - चक्षुस्‌+-यत्‌ ] 
1. मनोहर, प्रियदर्शन, सुहावना, सुन्दर 2. आँखों के 
लिए हितकर,- ष्या प्रियदर्शन या सुन्दरी स्त्री । 

चक्षुस्‌ (नप्‌, ०) [चक्ष्‌ -- उसि ] 1. आँख, दृश्यं तमसि न 
पश्यति दीपेन विना सचक्षुरपि-म'लवि० १।९, कृष्णः 
सारे ददच्चक्षुः श० १।६, तु० घ्राणचक्षुस्‌, ज्ञानचक्षस्‌, 
नयचक्षुस्‌, चारचक्षुस्‌ आदि शब्दों को 2. दृष्टि, 
दर्शेन, नजर, देखने की शक्ति--चक्षुरायुश्चैव प्रही- 
यते- मनु० ४४१, ४२। सम०--गोचर (वि०) 
दृश्य, दुष्टियोचर, दृष्टि-परास के अन्तर्गत होने वाला, 


( ३६८ ) 


नए दानस्‌ प्राण प्रतिष्ठा के समय मति की आँखों में रंग 
भरना,--पथः दृष्टि-परास, क्षितिज,--मलम्‌ आँखों 
को ढीड़, मल,--रागः (चक्षूरागः) 1. आँखों में लाली 
2. आँख का प्रेम आँख लड़ाने से उत्पन्न प्रेम या 
अनुराग--पुरश्चक्षरागस्तदनु मनसोऽनन्यपरता-मा० 
६1१५, चक्ष्राग: कोकिलेषु न परकलत्रेष्‌ -का० ४१ 
(यहाँ इस शब्द का अर्थ “आँख लड़ जाना' भी है) 
--रोगः ( चक्ष्रोग: ) आँख की बीमारो,--विषय 
1. दृष्टि-परास, निगाह, उपस्थिति,दृश्यता-चक्षुविषया- 
तिक्रांतेषु कपोतेषु--हि० १, मनु० २1१९८ 2. दृष्टि 
का विषय, कोई भी दश्य पदार्थ 3. क्षितिज,--श्रवस्‌ 
(पुं०) सांप, कि० १६४४२, ने० १२८१ 


चक्षुष्मत्‌ (वि०) | चक्षस्‌--मतुप्‌ ] 1. देखने वाला, 
आँखों वाला, देखने की शक्ति वाला,-तदा चक्षुष्मतां 
प्रीतिरासीत्समरसा द्यो:--रघ्‌ ० ४१८ "तां ४१३, 
2. अच्छी दृष्टि रखने वाला । 

चङकुणः,- --रः | चंडक -- उनञ्य्‌ , उरच्‌ वा]. वृक्ष 2. गाड़ी 
3. वाहन (नप्‌० भी) । 

चङ्क्रमणम्‌ [क्रम |-यङ--ल्युट, यञो लक तारा०] 
1. इघर उधर घूमना, आना-जाना, सैर करना--विषं 
चङ्क्रमणं रात्रौ --चाण०९७,चक्रे स चक्रनिभचङक्रमण- 
च्छलेन --नै० १।१४४, 2. शर्ते: २ या टेढा-मेढा 
जाना । 

चञ्च्‌ (भ्वा०पर०चञ्चति, चंञ्चित) 1. चलायमान करना, 
लहराना, हिलाना-समरशिरसि चञ्चत्पञ्चच्‌डञ्चम्‌नां 
-—उत्तर०५।२, मा०५।२३, चञ्चच्चञ्च्‌ --नागा०४ 
चंचत्पराग -गीत० १ 2. विलपति हसति विषीदति 
रोदिति चञ्चति म्‌ ञ्चति तापम्‌--गीत ० ४ । 

चञ्चः [चञ्च्‌-अच्‌] 1. टोकरी 2. पाँच अग॒लियों से मापा 
जाने वाला मापदण्ड, पंचांगल मान । 

चञ्चरिन्‌' (पुं ) [ चर्‌--यङ्क, णिनि, यङोलुक्‌ ] भौंरा 
--करी बरोभरीति चेद्‌ दिशं सरीसरीति काम्‌, स्थिरी 
चरीकरीति चेन्न चञ्चरीतिचञ्चरी--- उद्भट । 

चञ्चरीकः [चर्‌-{-इकन्‌, नि० द्वित्वम्‌] भौंरा,- -चुलूकयति 
मदीयां चेतनां चञ्चरीकः -- रस०, कुन्द लतायाविमूक्त- 
मकरन्द रसाथा अपि चञ्चरीकः, प्रणयप्ररूढप्रेमभर- 
भङ्जनकातरभातरभीतः - विद्धशा० १।४, वित्रमांक० 
१२, भामि० ११४८ । 

बञ्चल (वि?) [चन्‌ +अलच्‌, चञ्चं गति लाति ला-क 
वा तारा? ] 1. चलायमान, हिलता हुआ, कपमान 
थरथराता हुआ - श्रुत्वेव भीतहरिणीशिशुचञ्चलाक्षीं 
--चौर० २७, चञ्चलकुण्डल - गौत०-७, अमर ७९ 
2. (आलं०) चलचिन, चपल, अस्थिर भोगा मेघ- 
वितानमध्यविलसत्सादामिनीचञ्चलाः भर्ते० ३५४ 
कि०२।१९, मनश्चऊचलमस्थिरम--भग ० ६1२ ६,- 


1. वायू 2. प्रेमी 3. स्वेच्छाचारी,---ला 1. बिजली, 
2. धनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । 

चञ्चा [ चञ्च्‌ :-अच्‌ +टाप्‌ ] 1. बेत से बनी कोई वस्तु 
2. पुआल का बना पुतला, गुड्डा, गुड़िया । 

चञ्चु [चंज्च्‌--उत्‌ | 1. प्रसिद्ध, विख्यात, विदित 2. चतुर 
(जैसे कि अक्षर चञ्चु) दे०चुञ्चु,-- चुः हरिण, चुः, 
~ च (स्त्री०) चोंच, चूँच सम०- पुटः,--टम्‌ पक्षी 
की बन्द चोंच-चञ्चूपुटं चपलयन्ति चकोरपोताः 
रेस», भामि० २।९९, अमोचि चञ्चूपुटमौनमुद्रा 
विहायसा तेन विहस्य भूय:--न ० ३।९९, व्यलिख- 
च्चञ्चूपूटेन पक्षती-२।२, ४, अमरु १३,-प्रहारः चोंच 
से टूंग मारना,--भृत्‌, -मत्‌ (पुं) पक्षी, सूचिः 
बय्या, सौचिक पक्षी । 

चंञ्चुर (वि०) [ चञ्च्‌+-उरच्‌ ] चतुर, विशेषज्ञ । 

चट्‌ 1 (भ्वा० पर०-चटति, चटित) टूटना, गिरना, 
अलग होना, 7 (चुरा० उभ०--चाटयति--ते) 
1. मार डालना, क्षति पहुँचाना 2. बींधना, तोड़ना, 

1. भयभीत करना, त्रासना, डराना 2. उखे- 

डना, हटाना, नाश करना, ने० ३।७ 3. मार डालना, 
क्षति पहुँचाना । 

चटकः [ चट्‌+-क्व्‌न्‌ ] चिड़िया, गौरैया । 

चटका, चटिका, [ चटक --टाप्‌ इदादेशश्च ] चिडिया । 


चट्‌ः,-ट (नपुं) [ चट्‌--कु ] कृपा तथा चापलूसी से 
पूर्ग शब्द, दे० चाटु, - टुः पेट । 

चटुल (वि०) [चटु--लच्‌ | 1. कम्पमान, थरथराता हुआ 
अस्थिर, घुमक्कड़, दोलायमान - आयस्तमैक्षत जनइच- 
टुखाग्रपादम्‌- शि० ५६ त्रासातिमात्रचटूलैः स्मरत 
सुनेत्रै--रघु० ९।५८, चटुलशफरोद्वतनप्रेक्षितानि 
ना मेघ० ४० 2. चंचल, चपल (जैसा कि प्रेम) --कि 
लब्धं चटुल त्वयेह नयता सौभाग्यमेतां दशाम्‌ --अमरु 
१४, चटुलप्रेम्णा दयितेन ७१, 3. बढ़िया, सुन्दर 
रुचिकर - इति चदुलचाटुपदु चारुमुरवेरिणो राधिका- 
मधि बचनजातम्‌-- -गीत० १०,. ला बिजली । 

चटुलोल, चदूल्लोल (वि०) [ कर्म स०, नि० साधुः ] 
1. कंपनशील 2. प्रिय, सुन्दर 3. मधुरभाषी । 

चण (वि०) [चण्‌+-अच्‌ }(समास के अन्त में) विख्यात, 
प्रसिद्ध, कुशळ, कीतिकर अक्षरचणः,- ण: चना । 

चणक्कः [ चण्‌-+-कवुन्‌ ] चना -उत्पतितोऽपि हि चणकः 
शक्तः कि भ्राष्ट्रकं भङक्तुम्‌ - पंच० ११३२ । 

चंण्ड (वि०) [ चंड्‌+- अच्‌ ] 1. (क) हिंस्र, प्रचण्ड, उम्र, 
अविशयुक्त, क्रोधी, रुष्ट अथकघेनोरपराधचण्डात्‌ 
गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ विभेपि--रघु० २1४९, मालवि० 
३।२०, दे०नी०चण्डी 2. उष्ण, गरम जैसा कि 'चण्डांशु 
में 3. सक्रिय, फूर्तीला 4.'तोखा, तीक्ष्ण,-डम्‌ 1. उष्णता 
गर्मी 2. आवेश, क्रोध । सम० - अंशुः,--दीधितिः 


( २६९ ) 


--भानु: सूर्यं --ईइवरः शिव का एकरूप,--मझुंडा दुर्गा 
का ही एक रूप (>>चामुंडा),--मृग: जंगली जानवर 
--विक्रम (वि०) तीक्ष्ण शक्ति का, अपनी शक्ति में 
भीषण । 

चण्डा, --डी (स्त्री०) 1. दुर्गा का विशेषण 2. आवेशयुक्त, 
या क्रोधी स्त्री --चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता मामू-- 
मालवि०३!२१,चंण्डी मामवघूय पादपतितं जातानुतापेव 
सा-- विक्रम ०४॥ २८, रघु ०१२।५, मेघ० १०५। सम० 
--ईह्वरः, पतिः शिव का विशेषण--पुण्यं याया- 
स्त्रिभुवनगुरोर्घाम चण्डीरवरस्य-मेध० ३३ । 

चण्डातः | चण्ड +-अत्‌+-अण्‌ ] सुगंधयुक्त करवीर । 

चंण्डातकः,_-कम्‌ [ चण्ड-अत्‌+-ण्वूलू | लहंगा, साया । 

चण्डाल (वि०) [ चषण्ड्‌--आळच्‌ ] दुष्कर्मा, क्रूर कर्मा, 
तु० कर्मचांडाल,--लः 1. अत्यंत नीच और घुणित 
वर्णसंकर जाति जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता व ब्राह्मण 
माता से हुई मानी जाती है 2. इस जाति का पुरुष, 
जातिबहिष्कृत --चण्डालः किमयं द्विजातिरथवा --भतूं० 
३।५६, मनु० ५।१३१, १०१२, १६, ११।१७५ । 
सम०--वल्लकी चंडाल की वीणा, एक सामान्य या 
देहाती वीणा । 

चण्डालिका [ चण्डाल-|- ठन्‌ +-टाप्‌ ] चण्डाल की वीणा । 

चण्डिका [ चण्डी कन्‌ +- टाप्‌, हृस्वः ] दुर्गा देवी । 

चण्डिमन्‌ (पं) [ चण्ड-इमनिच्‌ ] 1. आवेश, उग्रता, 
तीक्ष्णता, क्रोध, 2. गर्मी, ताप । 

चण्डिल: [ चंड्‌ --इलच्‌ ] नाई । 

चतुर (सं० वि०) [ चत्‌+-उरन्‌ ] as 90 ब त, 
पुं चत्वारः, स्त्री» चतस्रः, नपु! ) चार 
- चत्वारो वयमृत्विजः--बेणी० १।२२, चतस्रोऽवस्था 
बौल्यं कौमारं यौवनं वार्धकं चेति, चत्वारि शङ्गा त्रयो- 
ऽस्य पादाः आदि -शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने 
मीलयित्वा--मेघ० ११०, समास में चतुर्‌ का र्‌ 
विसर्ग बन जाता हे और विसर्ग कई स्थानों पर स्‌ 
या ष्‌ में परिणत हो जाता हे अथवा अपरिवतित रहता 
हैँ। सम०-अंशः चतुर्थ भाग,- अङ्कः (वि०) चार 
सदस्यीय, चार दल युक्त, (-गम्‌) 1. हाथी, रथ, घोड़े 
और पदाति इन चार अंगों से सुसज्जित सेना--एको 
हि खंजनवरो नलिनीदलस्थो दृष्ट: करोति चतुरङ्गब- 
लाधिपत्यम्‌ - श्वुंगार० ४, चतुरङ्गबलो राजा जगतीं 
वशमानयेत्‌, अहं पञ्चाङ्गबलवानाकाशं वशमानये-- 
सुभा० 2. एक प्रकार की शतरंज, -अन्त (वि०) चारों 
ओर सीमायुक्त--भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी-- 
श० ४।१९,-अन्ता पृथ्वी, अशीत (वि०) चौरासिवाँ, 
--अज्ञीति (वि० स्त्री०ः) चौरासी,--अश्व,--अख्र 
(वि०) (अभ्रि,--सख्रि के स्थान पर) 1. चार कितारों 
वाला, चतुष्कोण---रघु» ६।१० 2. सममित, नियमित 

४७ 


या सुन्दर, सुडौल--बभूव तस्याश्‍चतुरखशोभि वपुः 
--कु० १३२, (श्र:---सत्र:) वर्गाकार,--अहम्‌ चार 
दिन का समय--आनन: ब्रह्मा का विशेषण--इतरता- 
तापशतानि यथेच्छया वितर तानि सहे चतुरानन-उद्धट, 
--आश्रमं ब्राह्मण के धामिक जीवन की -चार अव- 
स्थाएँ,- उत्तर (वि०) चार बढ़ा कर,--कर्ण (चतु- 
ष्कर्ण) (वि०) केवल दो व्यक्तियों द्वारा ही सुना 
गया,--कोण (चतुष्कोण) (वि०) वर्ग, चार कोनों 
वाला, (णः) वर्ग, चतुर्भुज, चार पाइवं वाली आकृति 
गतिः 1. परमात्मा 2. कछूवा,--गुण (वि०) चार- 
गुणा, चौहरा, चौलड़ा, -चत्बारिशत्‌ (चतुश्चत्वा- 
रिशत्‌) (वि०) चवालीस, “रिश चवालिसर्वा,-णवत 
(चतुणेवत) (वि०) चौरानवेवाँ या चौरानवे जोड़ 
कर-चतुणेवतं शतम्‌-एक सौ चौंरानवे,--दंतः इन्द्र 
के हाथी ऐरावत का विशेषण,--बद्ष (वि०) चौदहवाँ 
--दशन्‌ (वि०) चौदह, °रत्नानि (ब० व०) समुद्र 
मंथन के परिणामस्वरूप समुद्र से प्राप्त १४ रत्न 
(इनके नाम निम्नांकित मंगलाष्टक में गिताये गये 
हुँ: ~-लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा 
गावः कामदुधाः सुरेशवरगजो रम्भादिदेवा ङ्गनाः, अश्वः 
सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीह 
चतुदश प्रतिदिनं कुर्युः सदा मङ्गलम्‌, “बिद्या: (ब० 
व०) चौदह विद्याएँ (वे यह हैं:--षडंगमिश्रिता वेदा 
धमंशास्त्रं पुराणकम्‌, मीमांसा तर्कमपि च एता विद्या- 
श्चतुदेश),-- दशै चांद्रपक्ष का चौदहवाँ दिन,---दिशन्‌ 
सामूहिक रूप से चारों दिशाएं,--दिशम्‌ (अव्य०) 
चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में, दोल:,--लम्‌ 
राजकीय पालकी, द्वारम्‌ 1. चारों दिशाओं में चार 
द्वारों वाला मकान 2. सामूहिक रूप से ' चारों द्वार, 
--नबति (वि०-स्त्री२) चौरानवे,--पञ्च (वि०) 
(चतुः पंच या चतुष्पंच) चार या पांच,--पञ्चाशत्‌ 
(स्त्रीश) (चतुःपञ्चाशत्‌, चतुष्पञ्चाशत्‌) चग्वन, 
--पथ: (चतुः पथः, चतुष्पथः) (थम्‌--भी) वह 
स्थान जहाँ चार सडके मिलें, चौराहा,--मनु ० ४।३९ 
९।२६४, (थः) ब्राह्मण,--पद (वि०) (चतुष्पदः) 
1. चार पैरों वाला 2. चार अंगों वाला (दः) चौपाया 
(दी) चार चरण का श्लोक --पद्यं चतुष्पदी तच्च 
वृत्तं जातिरिति द्विधा--छं० १,--पाठो (चतुष्पाठी) 
ब्राह्मणों का विद्यालय जिसमें चारों वेदो का पठन- 
पाठन होता हो। --षाणिः (चतुष्पाणिः) विष्णु 
का विशेषण,--पाद्‌---द (चतुष्पादू-द) (वि०) 
1, चौपाया 2. पाँच सदस्यीय या पाँच भागों वाला, 
(पू०) 1. चौपाया 2. (विधि में) न्यायांग की एक 
कार्यविधि (अभियोगों की जाँच पड़ताल) जिसमें 
चार प्रकार की प्रक्रियाएँ हों अर्थात्‌ तर्क, पक्षसमर्थन 


( ३७० ) 


प्रत्यूक्ति, निर्णय, बाहुः विष्णु की उपाधि (हु-तप्‌ ०) 
वर्ग,--भद्रम्‌ चारों पुरुषार्थो (घमं, अर्थ काम तथा 
मोक्ष) की समष्टि,--भाग: चौथाभाग चौथाई, भुज्‌ 
(वि०) 1. चतुष्कोण 2. चार भुजाओं वाला भग? 
११४६, (प०) विष्णु की उपाधि--रघु० १६।३, 
(नपु ० ) वर्गे, भासम्‌ चातुर्मास्य, चौमासा (आषाढ 
सुदी एकादशी से कातिक सुदी दशमी तक), मुख 
(वि०) चार मुँह वाला (खः) ब्रह्मा का विशेषण 
त्वत्तः सर्व चतुर्मुखात्‌--रघु० १०२२, (खम्‌) 
1. चार मह-कु० २।१७ 2. चार द्वार वाला मकान 
--युगम्‌-चार यूगों की समष्टि, रात्रम्‌ (चतूरात्रम्‌ 
चार रात्रियों का समूह,-- वक्त्रः ब्रह्मा का विशेषण 
वर्षः मानव जीवन के चार पुरुषार्थो (घर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष) का समूह--रघु० १०।२२,--वर्ण 
हिन्दुओं की चार श्रेणियाँ या जातियाँ अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र-- चतुर्वर्णमयो लोकः--रघु० 
१०।२२,-वर्षिका चार वर्ष की आय्‌ की गाय,-विश 
(वि०) 1. चौबीस 2. चौबीस जोड़कर जैसे कि 
चतुविशशतम्‌-- १२४), विशति (वि० यां स्त्री०) 
चौबीस,--विशतिक (वि०) २४ से युक्त,--विद्य 
(वि०) जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हे 
--विध (वि०) चार प्रकार का, चौतही, 
(वि०) चारों वेदों से परिचित (दः) परमात्मा, 
--च्यूहः विष्णु का नाम (हम्‌) आयूर्वेदविज्ञान 
--ञ्चालम्‌ (चतुः शालम्‌, चतुश्शालम्‌, चतुः शाली, 
चतुश्शाली) चार मकानों का वर्ग, चारों ओर चार 
भवनों से घिरा हुआ चतुष्कोण, षष्टि (वि० या 
स्त्री) चौंसठ “कला (ब० व०) चौसठ कलाएं, 
--सप्तति (वि० या स्त्रीश} चौहत्तर,--हायन,--ण 
(वि०) चार वर्ष की आयू का (इस शब्द का स्त्री- 
लिङ्गरूप अकारान्त है यदि निर्जीव पदार्थों का ही 
उल्लेख हैं; और यदि सजीव जन्तुओ से अभिप्राय हैं 
तो यह सब 'ईकारान्त' बन जाता है),--होत्रकम्‌ 
चारों ऋत्विजों (पुरोहितो) का समूह । 

चतुर (वि०) [ चत्‌-+-उरच्‌ ] 1. होशियार, कुशल, 
मेघावी, तीकषणबुद्धि--सर्वात्मना इतिकथाचतुरेव दूती 
-- मुद्रा ० ३।९ अमरु १५।४४, मृगया” जहार चतुरेव 
कामिनी--रघु० ९।६९, १८।१५ 2. फुर्तीला, द्रुत- 
गामी या तेज 3. मनोज्ञ, सुन्दर, प्रिय, रुचिकर- 
पुनरेति गतं चतुरं वयः--रघु० ९।४७, कु० १४७, 
३।५, ५।४९,--रम्‌ 1. होशियारी, मेघाविता 
2. हस्तिशाला । 

चतुर्थ (वि०) (स्त्री०--थी) | चतुर्णा पुरणः डट्‌ थुक्‌ 
च ] चौथा,--र्थम्‌ चौथाई, चौथा भाग। सम० 
-आश्रम: ब्राह्मण के घामिक जीवन की चौथी अवस्था 


संन्यास,--भाज्‌ (वि०) अपनी प्रजा से आय का 
चतुर्थांश ग्रहण करने वाला, राजा, (अर्थ संकट के 
अवसर पर ही चतुर्थांश लेना विहित हैं अन्यथा प्रच- 
लित केवल छठा भाग है) 

चतुर्थक (वि०) [ चतुर्थ+-कन्‌ ] चौथा, कः चौथेया 
ज्वर (जो हर चार दिन के बाद आता है) चौथिया ! 

चतुर्थो [ चतुर्थ +-डीप्‌ ] 1. चांद्र पक्ष का चौथा दिन 
2. (व्या० में) संप्रदान कारक। सम०- कर्मन्‌ 
(नपु ०) विवाह के चौथे दिन किया जाने वाला 
संस्कार । 

चतुर्घा-- (अव्य०) 
चारगूणा । 

चतुष्क (वि०) [ चतुरवयवं चत्वारोऽवयवा यस्य वा कन्‌ ] 
1. चार से युक्त 2, चार बढ़ा कर--द्विक त्रिकं चतुष्कं 
च पञ्चक च शतं समम्‌---मन्‌ ०८।१४२ (अर्थात्‌ १०२, 
१०३, १०४, या १०५या दो से पाँच प्रतिशत का 
ब्याज) ,--कम्‌ 1. चार का समूह 2. चौराहा 3. चौकोर 
आंगन 4. चार स्तंभों पर अवस्थित भवन, कमरा या 
सुकक्ष--कु०५।६९, ७॥९,--ष्की 1. एक चौकोर बड़ा 
तालाब 2. मच्छरदानी, मसहरी । 

चतुष्टय (वि०) (स्त्री०--यी) [ चत्वारोऽवयवा विधा- 
अस्य तयप्‌ ] चारगुणा, चार से युक्‍त-- पुराणस्य कवे- 
स्तस्य चतुर्मुखसमीरिता, प्रवृत्तिरासीच्छन्दानां चरि- 
तार्था चतुष्टयी । कु० २।१७,--यम्‌ चार का समूह 
--एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌--हि०प्र ०११, 
कु० ७1६२, मासचतुष्टयस्य भोजनम्‌-हि० १ 2. वर्ग । 

चत्वरम्‌ [ चत्‌+-ष्वरच्‌ ] 1. चौकोर जगह या आंगन 
2. चौराहा (जहाँ कई सड़कें मिळे) स खलू श्रेष्ठि- 
चत्वरे निवसति --मृच्छ० २ 3. यज्ञ के लिए तैयार 
की गई समतल भूमि ! 

28 (स्त्री०) [ चत्वारों दशतः परिमाणमस्य--ब ० 

चालीस । 

चत्वाल: [ चत्‌ --वालज्न्‌] 1. यज्ञाग्नि रखने के लिए या 
आहुति देने के लिए भूमि खोद कर बनाया गया हवन- 
कुंड 2. कुशघास 3. गर्भाशय । 

चद्‌ (म्वा० उम०--चदति--ते) कहना, प्रार्थन। करना । 

चदिरः [ चद्‌+-किरच्‌, नि० ] 1. चन्द्रमा 2. कपूर 3. हाथी 
4. साँप । 

चन (अव्य०) नहीं, न केवल, भी नहीं (अकेला कभी 
प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि सर्वनाम 'किम्‌' तथा इससे 
व्युत्पन्न शब्दों (कद्‌, कथम्‌, क्व, कदा, कुतः आदि) के 
साथ प्रयुक्त होकर अनिश्‍्चयात्मक अर्थ को व्यक्त 
करता है--दे० 'किम्‌' के नी०) [ कई. विद्वान्‌ “चन 
को पृथक्‌ शब्द न मान कर केवल (च) और (न) 
का संयोग मानते हैं] । 


[ चतुर्‌--घा ] चार प्रकार से, 


( ३७१ ) 


चन्द (म्वा० पर०--चन्दति, चन्दित) 1. चमकना, प्रसन्न 
होना, खुश होना । 

चन्दः [ चन्द ।-णिच्‌ {अन्‌ ] 1. चन्द्रमा, कपूर । 

चन्दनः,--नम्‌ [ चन्द्‌+-णिच्‌+-ल्यूट्‌ | चंदन (चंदन का 


१।२४ (तः,-तम्‌) रात को खिलने वाला श्वेत कुमुद 
(तम्‌) चन्दन की लकड़ी--कला चन्द्रमा की रेखा 
-—-राहोश्चन्द्रकलामिवाननचरीं देवात्समासाद्य मे-मा ० 
५।२८,--कान्ता 1. रात 2. चाँदनी,--कान्तिः चांदनी 


वृक्ष, इसकी लकड़ी या इससे तैयार किया गया कोई 
स्निग्ध पदार्थ--सुगंघ और शीतलता की दृष्टि से 
अत्युत्तम समझा जाता हँ) । अनलायागुरुचन्दनेचसे 
--रघु० ८७१ मणिप्रकाराः सरसं च चंदनं शुचौ प्रिये 
यांन्ति जनस्य सेव्यताम्‌ू--ऋतु ० १।२, एवं च भाषते 
लोकश्चन्दनं किल शीतलम्‌, पुत्रगात्रस्य संस्पर्शर्चन्द- 
नादतिरिच्यते--पंच० ५।२०, बिना मलयमन्यत्र चंदनं 
न प्ररोहति --१।४१। सम०--अचलः-अद्विः--गिरिः 
मलय पर्वंत,--उदकम्‌ चन्दन का पानी,--पुष्पम्‌ लौंग, 
-सारः अत्यंत श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी । 


चन्दिरः [ चन्दन किरच्‌ ] 1. हाथी 2. चन्द्रमा -अपि 


च मानसमम्बुनिधियंशों विमलशारदचन्दिरचंन्द्रिका 
~~भामि० १।११३, मुकुंन्दमुखचन्दिरे चिरमिदं चको- 
रायताम्‌ -४१ । 


चन्द्र: [ चन्द्‌ +णिच्‌ +-रक्‌ ] 1. चन्द्रमा, यथा प्रह्लाद- 


नाच्चन्द्र:--रघु० ४।१२, हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी 
--८1३७, न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चांण्डालवेइमनि 
---हि० १।६१, मुखं, वदन? आदि; पर्याप्तचन्द्रेव 
शरतूत्रियामा--कु० ७1२६ (पौराणिकवृत्त के लिए दे० 
सोम) 2. चन्द्र ग्रह 3. कपूर--विरेपनस्याधिकचन्द्र- 
भागताविभावनाच्चापळलाप पाण्डुताम्‌ -ने० १।५१ 
4. मयूर. पंखों में आँख' का चिह्न 5. जल 6. सोना 
(जब “चन्द्र शब्द समास के अन्त में प्रयुक्त होता हे 
तो इसका अर्थ होता हुँ--श्रेष्ठ, प्रमुख, श्रीमान्‌ यथा 
पुरुषचन्द्रः, “मनुष्यों में चन्द्रमा” अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ या 
महानुभाव व्यक्ति) ,--ड्रा 1. इलायची 2. खुला कमरा 
(जिस पर केवल छत ही हो) । सम०--अंशुः चन्द्रमा 
को किरण,--अर्धः आघा चन्द्रमा, "चूडामणिः, मौलिः 
शेखर: शिव के विशेषण,-आतपः 1. चाँदनी 2. चंदोआ 
3. प्रशस्त कक्ष (जिसकी केवल छत ही हो) ,-आत्मज 

-ण्औरसः--जः--जात:,--तनय:--नन्दन:,--पुत्र: बुध- 
ग्रह्‌, आनन (वि०) चन्द्रमा जसे मुख वाला (नः) 
कातिकेय का विशेषण,--आपोड़: शिव का विशेषण, 
-- आभासः झूठा चंद्रमा’ वास्तविक चन्द्रमा से मिलती 
जुळती आकाश में दिखाई देने वालो आकृति,-आह्वय 
कपूर, -इष्टा कमल का पौधा, कमलों का समूह, रात 
को कुमुदिनी का खिलना;--उदयः चन्द्रमा का उगना, 
— उपलः चन्द्रकांतमणिा-कान्तः चद्रकांतमणि (चन्द्रमा 
के प्रभाव से कहते हे इस मणि से रस झरता हे) 
- द्रवति च हिमरइ्मावुद्गते चन्द्रकान्तः--उत्तर० 
६।१२, शि० ४५८, अमरु ५७, भर्तृं० १।२१, मा० 


(नपुं०) चाँदी,--क्षयः चांद्रमास का अंतिम दिन 
(अमावस्या) या नूतनचन्द्रदिदस जब कि चन्द्रमा 
दिखाई नहीं देता, गृहम्‌ कर्कराशि, राशिचक में चौथी 
राशि, - गोलः चन्द्रलोक, चन्द्रमंडल,-गोलिका चाँदनी, 
ग्रहणम्‌ चन्द्रमा का राहुग्रस्त होना,-चङ्चला छोटी 
मछली,--चूड:--चूडामणिः - मौलिः, शेखर: शिव 
के विशेषण --रहस्युपालम्यत चन्द्रशेखरः--कु० ५५८, 
८६, रघु० ६।३४,--दाराः (पुं०, ब० व०) “चन्द्रमा 
की पत्नियाँ' २७ नक्षत्र (पुराणो की दृष्टि से यह दक्ष 
की पृत्रियाँ थी और चन्द्रमा को ब्याही गई थीं) 
—द्युलिः चन्दन की लकड़ी (स्त्री०) चांदनी,--नामन्‌ 
(पुं०) कपुर,--पादः चन्द्रकिरण--मेघ? ७०, मा० 
३।१२,--प्रभा चन्द्रमा का प्रकाश,--बाला 1. बडी 
इलायची 2. चांदनी, बिदरुः अनुस्वार (०) का चिह्न 
--भस्मन्‌ (नपुं०) कपूर,--भागा दक्षिणभारत की 
एक नदी,--भास: तलवार दे० चंद्रहास,--भूति(नपुं ०) 
चाँदी,--मणिः चन्द्रकांत मणि,-रेखा,-- लेखा चन्द्रमा 
की कला,--रेणु: साहित्यचोर,--लोक: चंद्रसंसार 
--र्‍लोहकम्‌,--लोहम्‌,--लोहकम्‌ चाँदी,-बंश: राजाओं 
का चन्द्रवंश, भारत के राजवंशों में दूसरी बड़ी पंक्ति, 
-"बदन (वि०) चन्द्रमा जसे मुख वाला,-- व्रतम्‌ एक 
प्रकार की प्रतिज्ञा या तपस्य(--चांद्रायण,--शाला 
1. चौबारा (घर में सबसे ऊपर की मंजिल का कमरा) 
-एरघु० १३।४० 2. चाँदनी,--शालिका चौबारा, 
शिला चंद्रकांतमणि--भट्रिश ११॥१५,--संज्ञ 
कपूर,--संभव: बुध (बा) छोटी इलायची,--सालो' 
क्यम्‌ चांद्र स्वर्ग की प्राप्ति,--हन्‌ (नपुं०) राहु का 
विसेषण,--हासः 1. चमकीली तलवार 2. रावण की 
तलवार--हे पाणयः किमिति वाञ्छथ चन्द्रहासम्‌ 
--बाळरा० १।५६, ६१ 3. केरल का एक राजा 
सुधामिक का पुत्र (यह मूलनक्षत्र में पदा हुआ था, 
और इसके बाय पर में छ: अंगुलियां थी, इसी कारण 
इसका पिता शत्रुओं. द्वारा मारा गया और यह अनाथ 
और दरिद्र हो गया । बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ 
उसका राज्य उसे फिर मिल गया । जिस समय 
अश्वमेध के घोड़े के साथ घुमते हुए कृष्ण और अर्जुन 
दक्षिण में आये तो इसने उनसे मित्रता कर ली) 


चन्द्रकः [चन्द्र] कन्‌] 1. चाँद 2. मोर के. पंखों में आँख _. 


का चिह्लू 3. नाखून 4. चन्द्रमा के आकार का वृत्त 
(पानी में तेल की बूँद गिरने से बन जाता है) । 


चन्द्रकिन्‌ (पुं०) [चन्द्रक {-इनि] मोर,--शिं ३।४९। 


( २७२ ) 


चन्द्रमस्‌ (पुं०) [चन्द्र --मि--असुन्‌, मादेश:] चाँद,-नक्षत्र- 
ताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसँव रात्रिः--रघु० 
६।२२ । 

चन्द्रिका [चन्द्र + ठन्‌ +टाप्‌] 1. चाँदनी, ज्योत्स्ता--इतः 
स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्विमप्यृत्तरलीकरोति 
--नै० ३।११६, रघु० १९।३९, कामुकः कुम्भीलकैश्च 
परिहतंव्या चन्द्रिका--मालवि० ४ 2. (समास के 
अन्त में) विशदीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश 
डालना । अळंकारचंद्रिका, काव्यचंद्रिका-तु०-कौमुदी 
3. जगमगाहट 4. बड़ी इलायची 5. चन्द्रभागा नामक 
नदी 6. मल्लिका लता । सम०- अम्बुजम्‌ चन्द्रोदय 
होने पर खिलने वाला कुमुद,--द्रावः चन्द्रकांतमणि, 
--पायिन्‌ (पुं०) चकोर पक्षी । 

चन्द्रिलः [चन्द्र +इलूच्‌] 1. शिव का विशेषण । 

चप्‌ ¡ (म्वा० पर०- चपति) सांत्वना देना, ढाढस देना । 
1 (चुरा० उभ०--चपयति-ते) पीसना, चूरा 
करना, मांडना । 

चपटः==चपेटः 

चपल (वि०) [चुप्‌ +-कल, उपधोकारस्याकारः] 1. हिलने- 
डुलने वाला, कंपमान, थरथराने वाला- कुल्याम्भोभिः 
पवनचपलैः शाखिनो घौतमूला:--श० १।१५, चपला- 
यताक्षी--चौर० ८ 2. अस्थिर, चंचल, चलचित्त, 
दोळायमान--शा० २।११, चपलमति आदि 3. भंगुर, 
अनित्य, क्षणिक --नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जी- 
वितमतिशयचपलम्‌--मोह० ५ 4. फुर्तीला, चंचल, 
चुस्त-(गतम्‌) झौशवाच्चपलमप्यशोभते--का० ११।८ 
5. विचारशून्य, अविवेकी-तु० चापल, लः 1. मछली 
2. पारा 3. चातक पक्षी 4. क्षय 5. सुगंध द्रव्य । 

चपला [चपल--ढाप्‌] 1. बिजली--कुरवककुसुमं चपला- 
सुषमं रतिपतिमृगकानने-गीत० ७ 2. व्यभिचारिणी 
स्त्री 3. मदिरा 4. घन की देवी लक्ष्मी 5. जिह्वा । 
सम०--जनः चंचल तथा अस्थिरमन स्त्री। शि० 
९1१६! 

चपेटः [चप्‌ +इट्‌+-अच्‌] 1. थप्पड़ 2. चाटा । 

चपेटा, चपेटिका [चपेट्‌-- टापू, चपेट+-कन्‌-टाप्‌, इत्वम्‌] 
चाँटा--खण्डकोपाच्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति 
महाश । 

चम्‌ (म्वा० पर०--चमति, चान्त) 1. पीना, आचमन 
करना, चढ़ा जाना,-चचाम मध्‌ माध्वीकम्‌ _ भट्टि० 
१४९४ 2. खाना, आ--,(आ--चामति) 1. आचमन 
करना, एक सांस में पी जाना, चाटना--नाचेमे 
हिममपि वारि वारणेन कि० ७।३४, भामि० ४1२८, 
उत्तर० ४१ 2. चाट लेना, पी जाना, सोख लेना 
आचामति स्वेदलवान्मुखे ते-रघु० १३।२०, 


९1६८ । 


चमत्करणम्‌, चमत्कारः, चमत्कृतिः (स्त्री०) 1. विस्मय, 
आश्चयं 2. खेल, तमाशा 3. काव्य सौन्दर्यं (जिससे 
काव्यरस की अनुभूति होती हैँ) चेतश्चमत्कृतिपदं 
कवितेव रम्या- भामि० ३।१, तदपेक्षया वाच्यस्यैव 
चमत्कारित्वात्‌-_काव्य० १! 

चमरः [चम्‌ +अरच्‌] एक प्रकार का हरिण,--रः,--रम्‌ 
चौरी (प्रायः चमर मुंग की पूँछ से बनी),--री, चमर 
की मादा- यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुवन्ति बाल- 
व्यजनैरचमर्यः कु० ११, ४८, शि० ४।६०, मेघ० 
५३ । सम०--पुच्छम्‌ चमर की पूंछ जो पंखे का काम 
देती है, (-च्छः) गिलह्री । 

चमरिकः [ चमर--ठन्‌ ] कोविदार वृक्ष, 
का पेड़ । 

चमसः,--सम्‌ [चमत्यस्मिन्‌ चम्‌-असच्‌ तारा०] सोमपान 
करने का लकडी का चमचे के आकार का यज्ञ पात्र, 
>-याज्ञ ० १।१८३, ('चमसी भी) । 

चमु: (स्त्री०) [चम्‌-ऊ] सेना--पश्येतां पाण्डुपुत्राणामा- 
चायं महतीं चमूमू--भग० १।३, वासवीनां चमूनाम्‌ 
--मेघ० ४३, गजवती जवतीब्रहया चमू:--रघु० 
९।१० 2. सेना का एक भाग जिसमें ७२९ हाथी, 
७२९ रथ, २१८७ सवार तथा ३६४५ पदाति हों। 
सम०--चरः सैनिक, योद्धा,--नाथः, पः,-पतिः 
सेनापति, कमांडर, सेना नायक--रघु० १३।७४, 
--हरः शिव की उपाधि । 

चमूरुः [चम्‌ +-ऊर, उत्वम्‌] एक प्रकार का हरिण-चकासतं 
चारुचमूरुचर्मणा -शि० १८ । 

चस्पू (चुरा? उभ०--चम्पयति~-ते) जाना, चलना- 
फिरना । 

चम्पकः [चम्प-ण्वुल] 1. चम्पा नामक पौधा जिसके पीले, 
सुगंघयूक्त फूल लगते हैं 2. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, 
--कम्‌ इस वृक्ष का फूल- अद्यापि तां कतकचम्पक- 
दामगौरीम्‌--चौर० १। 1. सम ०--माला चम्पाकली, 
स्त्रियों का एक आभूषण जो गले में पहना जाता है 
2. चम्पा के फूलों की माला 3. एक प्रकार का छंद, 
दे० परिशिष्ट,--रम्भा केले की एक जाति । 

चम्पकालु: [ चम्पकेन पनसावयवविशेषेण अलति, चम्पक 
+अल+-उण्‌ ] कटहल का पेड़ । 

चम्पकवती, चंपा, चंपावती [ चम्पक +मतुप्‌ +ङीप्‌, वत्वं 
दीघंश्च, चम्प्‌+-अच्‌+-टाप्‌, चम्पा मतुप्‌+-ङीप्‌ 
वत्वं ] गंगा के किनारे एक प्राचीन नगर, अंगदेश की 
राजघानी, वर्तमान भागलपुर । 

चम्पालू = चम्पकालू । 

चम्पूः (स्त्री०) [ चम्पू--ऊ ] एक प्रकार का काव्य जो 
गद्य और पद्य दोनों रचनाओं से युक्त होता है तथा 
जिसमें एक ही विषय की चर्चा होती हे--गद्यपद्यमयं 


कचनार 


चय्‌ 


चयः 


( ३७३ ) 


काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते-सा० द० ५६९, उदा० 
भोजचंपू, नल्चंपू और भारतचंपू आदि । 

(ग्वा आ०--चयते) किसी जगह जाना, हिलना- 
जुलना । 

[चि+-अच्‌ ] 1. संघात, संग्रह, समुच्चय, ढेर, राशि 
--चयस्त्विषामित्यवघारितं पुरा--शि० १।३, मुदां 
चयः--उत्तर० २।९, मिट्टी का ढेर, कचानां चय 
--भतं० १।५, बालों का मींढीं (गुच्छा), इसी प्रकार 
चमरीचयः-शि० ४।६० कुसुमचय तुषारचय आदि 
2. किसी भवन की नींव की मिट्टी का टीला 3. किले 
की खाई की मिट्टी का टीला 4. दुर्गप्राचीर 5. किले 
का द्वार 6, तिपाई, चौकी 7. भवनों का समूह, विशाल 
भवन 8. लकड़ियों का चट्टा । 


चयनम्‌ [चि +ल्युट्‌] 1. चुनना, बीनना (फूल आदि का) 


चर्‌ 


2. ढेर लगाना, चट्टा लगाना । 

(भ्वा० पर०---चरति, चरित) 1. चलना, घूमना, इघर- 
उधर जाना, चक्कर काटना, भ्रमण करना--नष्टा- 
शङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरस्ति--श० १॥१५, 
(यहाँ 'चर्‌' का अर्थ 'घास चरना' भी हैं )-इन्द्रियाणां 
हि चरताम्‌ --भग० २।६७, कपयश्चेरुरातंस्य रामस्यंव 
सनोरथा:--रघ० १२।५९, मनु० २।२३, ६६८ 


८।२३६, ९1३०६, १०।५५ 2. अभ्यास करना, अनु- | 


ष्ठान करना, पर्यवेक्षण करना--चरतः किल दुरचरं 
तपः--रघु० ८।७९, याज्ञ १।६०, मनु० ३१२०, 
3. करना, व्यवहार करना, आचरण करना (प्रायः 
'अधि०' के साथ) --चरन्तीनां च कामतः-मनु० ५९० 
९।२८७, आत्मवत्सर्वभूतेष्‌ यश्चरेत्‌-- महा०, तस्यां त्वं 
साधु नाचरः--रघु० १।७६, (यहाँ पर घातु 'आचर 
भी हो सकती हे) 4. घास चरना--सुचिरं हि चरन्‌ 
शस्यं--हि० ३३९ 5. खाना, उपभोग करना 6. काम 
में लगना, व्यस्त होना 7. जीना, चलते रहना, किसी 
न किसी अवस्था में विद्यमान रहना । प्रेर०-चारयति 
1. चलाना, हिलाना-जुलाना 2. भेजना, निदेश देना, 
हिलाना 3. दूर करना 4. अनुष्ठान करना, अभ्यास 
कराना 5. संभोग कराना,--अति 1. अतिक्रमण करना 
उल्लंघन करना, अवज्ञा करना 2. अत्याचार करना 
अनु--, अनुकरण करना, अम्वा -नकल करना, पीछे 
चलना, अप--, 1. अतिक्रमण करवा, अत्याचार करना 
2. अवज्ञा करना, अभि --, 1. अपराध करना, उल्लंघन 
करना 2. (पति के रूप में) विश्वास खो देना, धोखा 
देना --मनु० ५।१६२, ९।१०२ 3. जादू करना, मंत्र 
फूंकना --तर्थवाभिचरन्नपि--याज्ञ० १२९५, ३।२८९, 

1. कर्म करना, अभ्यास करना, करना, अतु- 
ष्ठान करना -तपस्विकन्यास्वविनयमाचरति--श० 
१।२५, त्वं च तस्येष्टमाचरेः --विक्रम० ५२०, रघु ० 


१८९, मनु० ५११५६, न चाप्याचरितः पूर्वेरयं घमंः 
--महा० 2. वर्ताव करना, व्यवहार करना, आचरण 
करना--पुत्रमिवाचरेत्‌ शिष्यम्‌--सिद्धा०, पुत्रं मित्र- 
वदाचरेत्‌ - चाण० ११ 3. घूमना, इधर-उधर फिरना 
4. आश्रय लेना, अनुसरण करना-रघु० ४।४४, उद्‌- 
1. ऊपर जाना, उठना, निकलना, आगे वढ़ना- शि० 
१७।५२, 2. उठना, प्रकट होना, (शब्द) निकलना 
--उच्चचार निनदोऽम्भसि तस्याः रघु० ९।७३, १५। 
४६, १६।८७, कोलाहलघ्वनिरुदचरत्‌ -- का० २७ 
3. बोलना, उच्चारण करना--शब्द उच्चरित एव 
मामगात्‌ --रघु० ११७३ 4. मलोत्सर्ग करना, 
पुरीषोत्सर्गं करना--तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्र- 
तृणादिना -मनु० ४४९ 5. (आए० में प्रयोग) (क) 
उत्क्रमण करना, विचलित होना--भट्टि० ८1३१, 
(ख) उठना, चढ़ना--न ० ५।४८, प्रेर० बुलवाना, 
उच्चारण करवाना, उप--, 1. सेवा करना, हाजरी 
देना, सेवा में प्रस्तुत रहना--गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा 
सुकेशी--कु० १६०, सममुपचर भद्दे सुप्रियं चाप्रियं 
च--मृच्छ० १।३१, रघु० ५।६२, मनु० ३।१९३ 
2. (रोगी की) सेवा करना, चिकित्सा करना, परि- 
चर्या करना 3. व्यवहार करना 4. निकट जाना, बुस्‌-, 


ठगना, धोखा देना, परि,--1. जाना, इधर उधर 
घूमना 2. सेवा-शुश्रूषा करना, सेवा करना या सेवा में 
उपस्थित रहना -मनु० २।२४३, भर्तृ ० ३।४० 3. देख 
भाल करना, परिचर्या करना, सेवा करना, प्र,--1. इधर 
उधर चलना, ऐंठ कर चलना 2. फेलना, प्रचलित 
होना, वर्तमान होना 3. (प्रथा का) प्रचलन होना 
4. कार्य आरंभ करना, मार्ग अपनाना, कार्य करने 
लगना--मनु० ९।२८४, (प्रेर०) इधर उधर फिराना, 
बि,--1. इधर उधर घूमना, भ्रमण करना,--रघु० 
२।८, मेघ० ११५ 2. करना, अनुष्ठान करना, अभ्यास 
करना 3. कर्म करना, बर्ताव करना, व्यवहार करना, 


(प्रेर०) 1. सोचना, विचारना, मनन करना 2. चर्चा 
करना, वादविवाद करना --रघु० १४४६ 3. हिसाब 
लगाना, अनमान लगाना, हिसाब में गिनना, विचार 
करना--परेषामात्मनङ्चेव यो विचार्य बलाबलम्‌ -पंच० 
३, सुविचायं यत्कृतम्‌ --हि० १।२२, व्यभि,--1. पथ- 
भ्रष्ट होना, विचलित होना 2. उल्लंघन करना, 
विश्वास घात करना 3. कपटपूर्ण व्यवहार करना, 
सम्‌--- (आ० जब कि करण० के साथ प्रयोग हो) 
1. चलना, घूमना, जाना, गुजरना, इधर उधर फिरना 
--याने: समचरन्तान्ये--भट्रिर ८।३२, क्वचित्पथा 
संचरते सुराणाम्‌ --रघु० १३।१९, न० ६।५७, संच- ` 
रतां घनानां --कु० १।६ 2. अस्यास करना, अनुष्ठान 
करना 3. दे देना, हस्तांतरित होना । (प्रेर०)1. इधर 


( ३७४ ) 


उधर भेजना, नेतृत्व करना, संचालन करना,-श०५।५ 
2. फलाना, इधर उधर घुमाना 3. पहुँचाना, 
समाचार देना, दे देना, सौंप देना 4. चरने के लिए 
मुड़ना । 

चर (वि०) (स्त्री०--री) [ चर्‌-अच्‌ ] 1. हिलने-जुलने 
वाला, जाने वाला, चलने वाळा (समास के अन्त में) 
2. कांपता हुआ, हिलता हुआ 3. जंगम दे» 'चराचर' 
--मनु० ३।२०१, भग० १३1१५ 4. सजीव--मनु ० 
५१२९, ७१५ 5. {प्रत्यय की भांति प्रयुक्त) पूव- 
कालीन, भूतपूर्वं आढ्यचर==जो पहले घनवान्‌ था, 
इसी प्रकार देवदत्तचर, अध्यापकचर (भूतपूर्व अध्या- 
पक),--रः 1. दूत 2. खंजन पक्षौ 3. जूआ खेलना 
4. कौड़ी 5. मंगलग्रह 6. मंगलवार । सम०--अचर 
(वि०) जंगम और स्थावर--चराचराणां भूतानां 
कुक्षिराधारतां गतः--कु० ६।६७, २।५, भग० ११।४३, 
(रम्‌) 1. सृष्टि की समस्त रचना, संसार--मनु० 
१।५७, ६३, ३।७५, भग० ११।७, ९।१० 2. आकाश, 
अन्तरिक्ष,--द्रब्यम्‌ जंगम वस्तु,-भूतिः वह मूर्ति 
जिसका जलूस या सवारी निकाली जाय । 

चरकः [ चर--कन्‌ ] 1. दूत 2. रमता साधु, अवधूत । 

चरटः | चर्‌+-अटच्‌ ] खंजन पक्षी । 

चरणः,--णम्‌ [ चर्‌+-ल्युट्‌ ] 1. पेर-शिरसि चरण एष 
न्यस्यते वारयेनम्‌--वेणी ० ३1३८, जात्या काममवध्यो- 
ऽसि चरणं त्विदमुद्धुतम्‌- ३९ 2. सहारा, स्तंभ, थूणी 
3. वृक्ष की जड़ 4. इलोक की एक पंक्ति या पाद 
5. चौथाई 6. वेद की शाखा या सम्प्रदाय 7. वंश, 
णम्‌ 1. हिलना-जुलना, श्रमण करना, घूमना 
2. अनुष्ठान, अभ्यास --मनु० ६।७५ 3. जीवनचर्या, 
चालचलन, (नेतिक) व्यवहार 4. निष्पन्नता 5. खाना, 
उपभोग करना ! सम०--अमृतम्‌,--उदकम्‌ वह पानी 
जिसमें किसी श्रद्धेय ब्राह्मण या आध्यात्मिक उपदेष्टा 
के पैर धोये जा चुके हैं, अराविदम्‌,- कमलम्‌, 
वद्यम्‌ कमल जेसे पेर,-आयुधः मुर्गा,--आस्कन्दनम्‌ 
पैरों के नीचे रौंदना, कुचलना, पद दलित करना 
--ग्रन्थि (पुं०) पन्‌ (नपुं ०) टखना, न्यासः पग, 
कदम, --पः वृक्ष,---पतनम्‌ (दूसरे के चरणों में) गिरना, 
साष्टांग प्रणाम करना -अमरु १७,--पतित (वि०) 
चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करना--मेध० १०५, 
"शुश्रूषा, --सेंबा 1. दण्डप्रणाम 2. सेवा, भक्ति । 

चरम (वि०) [ चर्‌+-अमच्‌ } 1. अन्तिम, अन्त्य, आखरी 
चरमा क्रिया 'अन्त्येष्टिक्रिया या अन्त्येष्टि संस्कार’ 
2. परचवर्ती, बाद का--पृष्ठं तु चरमं तनो:--अमर० 
3. (आयु की दृष्टि से) बूढ़ा 4. बिल्कुल बाहर का 
5. पश्चिमी, पच्छमी 6. सबसे नीच, सबसे कम,--मम्‌ 


च 


(अव्य०) आखिरकार, अन्त में । सम०--अचलः 


-अब्रिः-क्ष्माभृत्‌ (पं०) पश्चिमी पर्वत (सूयं 
और चन्द्रमा इसके पीछे डी अस्त हो जाने वाले माने 
जाते है), अवस्था अन्तिम दशा (बुढ़ापा),--कालः 
मृत्यु की घड़ी । 

चरिः | चर्‌--इन्‌ ] जीव, जन्तु । 

चरित (भू० क० कृ) [ चर्‌+-क्त ] 1. घूमा हुआ या 
फिरा हुआ, गया हुआ 2. अनुष्ठित, अभ्यस्त 3. अवाप्त 
4. ज्ञात 5. प्रस्तुत,--तम्‌ 1. जाना, हिलना-जुलन।, 
मार्ग, कर्म करना, करना, अभ्यास, व्यवहार, कृत्य, कर्म 
-¬~उदारचरितानां-हि० १।७०, सर्व खलस्य चरितं 
मशकः करोति- -१।८१ 3. जीवनी, आत्मजीवनी, 
साहसकथाएँ, इतिहास, कहानी--उत्तरं रामचरितं 
तत्प्रणीतं प्रयुज्यते-उत्तर° १।२, इसी प्रकार 'दशकुमार- 
चरितम्‌' आदि । सम०-अर्थ (वि०)1. जिसने अपना 
अभीष्ट ध्येय पुरा कर लिया है, सफल --रामरावणयो- 
युद्धं चरितार्थमिवाभवत्‌ -रघु० १२।८७, १०३६, 
२।१७, कि० १३।६२ 2. संतुष्ट, तुप्त- 3. कार्यान्वित, 
संपन्न । 

चरित्रम्‌ [ चर्‌+-इत्र ] 1. व्यवहार, आदत, चालचलन, 
अभ्यास, कृत्य, कमं 2. अनुष्ठान, पंयं वेक्षण 3. इतिहास, 
जीवनचरित, आत्मकथा, वृत्तांत, साहसकथा 4. प्रकृति, 
स्वभाव 5. कर्तव्य, अनुमोदित नियमों का पालन 
मनु ० २।२०, ९।७। 

चरिष्णु (विः) [ चर+इष्णुच्‌ ] जंगम, सक्रिय, इधर 
उधर घूमने वाला । 

चरुः [ चर्‌+-उन्‌ ] उबले चावल, आदि से, देवताओं 
तथा पितरों की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए 
तैयार की गई आहुति--रघु० १०।५२, ५४, ५६। 
सम०--स्थाली देवताओं तथा पितरों की सेवा में 
प्रस्तुत करने के लिए चावलों को उबालने का बर्तन । 

चर्च 1 (चुरा० उभ०--चर्चेयति--ते, चचित) पढ़ना, 
ध्यान पूर्वक पढ़ना, अनुशीलन करना, अध्ययन करना । 
1 (तुदा० पर०--चचति, चचित) 1. गाली देना, 
धिक्कारना, निन्दा करना, बुराभला कहना, चर्चा 
करना, विचार करना । 

चर्चनम्‌ [चर्च -+ ल्युट] 1. अध्ययन, आवृत्ति, बारर पढ़ना 
2. शरीर में उबटन लगाना । 

चचंरिका, चेरी [चर्चरी+कन्‌+-टाप्‌, हस्व:, चर्च 
जीअरन्‌ +डीष | 1. एक प्रकार का गान 2. (संगी० 
में) तालियाँ बजाना 3. विद्वानों का सस्वर पाठ 
4. आमोद प्रमोद, ह्मध्वनि 5. उत्सव 6. खुशामद 
7. घुंघराले बाल । 

चर्चा, खचिका [चर्चू+-अङ+-टाप्‌, चर्चा+-कन्‌+ टाप्‌, 
इत्वम्‌] 1. आवृत्ति, स्वर पाठ, अध्ययन, बारर पढ़ना 
.2. बहस, पूछ-्ताछ, अनुसंधान 3. विचार विमर्श 


( २७५ ) 


4. शरीर में उबटन का लेप करना--अङ्गचर्चामरचयम्‌ 
--का० १५७, श्रीखण्डचर्चाविषम्‌ --गीत० ९ । 
चचिक्यम्‌ [चचिका--यत्‌] 1. शरीर में लेप (मालिश) 
करना 2. उबटन । 

चचित (भू० क० कृ०) चिर्चेनक्त] 1. मालिश किया 
हुआ, लेप किया हुआ, सुगंधित, सुवासित आदि 
-_. चन्दनर्चाचतनीलकलेवरपीतवसनवनमाली --गीत ० 
१, ऋतु० २२१ 2. चर्चा किया गया, विचार किया 
गया, खोज किया गया । 

चर्पटः [चुप्‌ [-अटन्‌] चपेडू, थप्पड़ तु० 'चपेट' । 

चर्पटी [चर्पट+-डीष्‌] चपाती, बिस्कुट । 

चर्भेटः [चर्‌ +-क्विप्‌, भट्न-अच्‌, ततः कर्म० स०] एक 
प्रकार की ककडी । 

चर्भटी [चर्भट--डीष] 1. हर्ष का कोलाहल 2. ककड़ी । 

चर्मम्‌ [चर्मन्‌ +अच्‌, टिलोपः] ढाल । 

चर्मण्वती [चर्मन्‌-+ मतुप्‌ +ङीष्‌, मस्य वः] गंगा में जाकर 
मिलने वालो एक नदी, वर्तमान चम्बल नदी । 

चर्मन्‌ (नपं०) [चर्‌+-मनिन्‌] 1. (शरीर की) त्वचा 
2. चमड़ा, खाल --मनु० २।४१, १७४ 3. त्वगिन्द्रिय 
4. हाल --शि० १८।२१। सम०--अम्भस्‌ (नपुं०) 
लसीका,--अवकरतनम्‌ चमड़े का काम करना, 
--अवकतिन,-अवकतत (पुं) मोची, कारः, = कारिन्‌ 
(पुं) मोची, चमड़ा कमाने या रंगने वाला,--कोलः, 
कीलम्‌ मस्सा, अधिमांस,--चित्रकम्‌ सफ़ेद कोढ़, 
--जम्‌ 1. बाल 2. रुधिर,-तरद्धः झुर्री, दण्डः, 
---नालिका हण्टर,-बरुमः,-- वक्षः भूज नाम का पेड़, 
पट्टिका चमड़े का चौरस टुकड़ा जिस पर पासे डाल 
कर खेला जाय, -पत्रा चमगादड़, छोटा घरों में पाया 
जाने वाला चमगादड़,-पाबुका चमड़े का जूता, - प्रभे- 
दिका मोची की रांपी,_ प्रसेवकः, _ प्रसेविका धौंकनी, 
--बन्धः चमड़े का फ़ीता,--मुण्डा दुर्गा का विशेषण, 
--यष्टि: (स्त्री) हंटर,--वसनः 'चर्मावृत्त' शिव, 
--बाद्यम्‌ ढोल, तबला,-संभवा बड़ी इलायची,-सारः 
लसिका, रक्तोदक । 

चर्ममय (वि०) [चमन --मयट्‌] चमड़े का, चमड़े का बना 
हुआ । 

चमंरूः, चर्मारः [चर्मन्‌ न-राञ-कु, च्मन+ऋ¬- अण्‌] 
मोची, चमार, चमड़ा रंगने वाला । 

चमिक (वि०) [चर्मन्‌+-ठन्‌] ढाल से सुसज्जित । 

चमिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [चर्मंन्‌+इनि, टिलोपः] 
1. ढाल से सुसज्जित 2. चमड़े का, (पु०) 1. ढाल- 
धारी सैनिक 2. केला 3. भूर्ज वृक्ष । 

चर्या [चर्‌न-यत्‌+टाप्‌] 1. इघर-उघर जाना, हिलना- 
जुलना, इघर-उघर सैर करना 2. मार्ग, चाल (जेस 
कि 'राहुचर्या' में) 3. व्यवहार, चालचलन, आचरण- 


विधि 4. अभ्यास, अनुष्ठान, पालन--मन्‌० ११११, 
व्रतचर्या, तपश्‍चर्या 5. सब प्रकार के रीति-रिवाज व 
संस्कारों का नियमित अनुष्ठान 6. खाना 7. प्रथा, 
रिवाज--मनु० ६।३२ । 

चबं, (भ्वा० पर०--चुरा० उभ०- चर्वति, चवेयति--ते, 
चवित) 1. चबाना, कुतरना, खाना, कोंपल चरना, 
काटना--लाङगूलं गाढतरं चवितुमारब्धवान्‌-- पंच ४, 
यस्यैतच्च न कुककुरैरहरहजेङघान्तरं चर्व्यते मृच्छ० 
२।११ 2. चूस लेना 3. स्वाद लेना, चखना । 

चदंणम्‌,--णा [चवं +ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌] 1. चबाना, 
खाना 2. आचमन करना 3. (आलं०) चखना, स्वाद 
लेना, आनन्द लेना_ प्रमाणं चवंणेवात्र स्वाभिन्ने 
विदुषां मतम्‌--सा० द० ५७, (टी० चर्वणा आस्वादनं 
तच्च स्वादः काच्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्भव इत्यूक्त- 
प्रकारम्‌), इसी" प्रकार "निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य 
निष्पत्तिरुपचारतः' ५८ । 

चर्वा [चवं ।-अङ] तमाचा, थप्पड़ का प्रहार (चवेन्‌ (पु०) 
भी) । 

चित (भू० क० कृ०) [चर्वे क्त] 1. चबाया. गया, 
काटा हुआ, खाया हुआ 2. चखा गया। सम० 
--चर्देणम्‌ (शा०) चबाये हुए को चबाना, (आलं०) 
पुनरुक्ति, निरर्थक आवृत्ति, --पात्रम्‌ पीकदान । 

चलू ¡ (म्वा० पर०- चलति, (विरल प्रयोग --चलते) 
चलित) 1. हिलाना, कांपना, घड़कना, थरथराना, 
स्पंदित होना, छित्नास्चेलू: क्षणं भुजा:--भट्टि० 
१४४०, सपक्षोद्रिरिवाचालीत्‌ - १५२४, ६८४ 
2. (क) जाना, चलते रहना, संर करना, स्पंदित होना, 
हिलना-जुलना (एक स्थान से) --पदात्पदमपि चलितुं 
न शक्नोति --पंच० ४, चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन 
बुद्धिमान्‌--चाण० ३२, चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला 
--कु० ५।८४, मृच्छ० १।५६। (ख) (अपने मार्ग 
पर) आगे बढ़ना, बिदा होता, कूच करना, चल देना 
-चेलुश्चीरपरिग्रहाः-कु० ६।९३ 3. ग्रस्त होना, सबाध 
होना, घबड़ाया हुआ या अव्यवस्थितचित्त होना, क्षुब्ध 
होना, व्याकुल होता - मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाच्चलते 
मनः-पंच० १।४०, लोभेन बुद्धिष्चलति-हि० १1१४० 
4. विचलित होना या भटकना (अपा० के साथ) 
चलति नयान्न जिगीषतां हि चेतः-कि० १०।२९,अलग 
होना, छोड़ देना--मनु० ७।१५, याञ्ञ० १।३६०, 
(प्रेर०)--च (चा) लयति, च (चा) लित 
1. हिलाना-जुलाना डुलाना, हरकत देना 2. दूर करना 
हटाना, निकाल देना 3. दूर ले जाना 4. आनन्द लेना 
पालना-पोसना (केवल-- चालयति), उद्‌--1. चल 
देना, प्रस्थान करना,--स्थितः स्थितामुच्चलितः 
प्रयाताम्‌--रघु० २।६, उच्चचाल बलभित्सखो वशी 


( ३७६ ) 


¬ ११।५१, नगरायोदचलम्‌-दश० 2. चले जाना, 
चल देना, (किसी के स्थान को) छोड़ चलना -स्था- 
नादनुच्चलन्नपि--श० १।२९, पुष्पोच्चलितषट्पदम्‌ 
“रघु० १२२७, प्र-, 1. हिलाना, जाना, काँपना 
“-भतृं> २४ 2. जाना, सैर करना, चलते जाना, 
प्रस्थान करना, कूच करना 3. ग्रस्त होना, बाधायुक्त 
या क्षुब्ध होना 4. भटकना, बिचलित होना, बि... 
1. हिलना-जुलना, चलना पतति पतत्रे विचलति 
पत्रे शङ्कितभवदुपयानम्‌ --गीत० ५ 2. जाना, आगे 
बढ़ना, चल देना 3. क्षुब्ध होना, बाधायूक्त होना, 
(समुद्र की 'भाँति) रूखा होना--व्यचालीदम्भसां पतिः 
“रभट्टि० १५७० 4. विचलित होना, भटकना 
त-याज्ञ० १।३५८, 1 (तुदा० पर०--चलति चलित) 
खेलना, क्रीडा करना, केलि करना । 

चल (वि०) [ चल्‌-अच्‌ | 1. (क) हिलने-जुलने वाला 
काँपने वाला, डोलने वाला, थरथराने वाला, (आँख 
आदि को) घुमाने वाला--चलापाद्धा दृष्टि स्पृशसि 
~° १।२४, चलकाकपक्षकरमात्यपुत्रे:--रघु० ३। 
२८, लहाने वाले--भर्तृ० १।६, (ख) जंगम (विप० 
स्थिर) --चञ्चलचले लक्ष्ये--श० २।५ 2. अस्थिर, 
चंचल, परिवर्तनशील, शिथिल, डाँवाडोल-दयितास्वन- 
वस्थितं नृणां न खलु प्रेम चल सुहृज्जने -कु० ४1२८, 
प्रायशचलं गौरवमाश्रितेषु -३।१ 3. अस्थायी, अनित्य, 
नश्वर---चला लक्ष्मीरचलाः प्राणाइचलं जीवितयौवनं 
4. अव्यवस्थित, - लः 1. कंपकंपी, वेपथु, क्षोभ 2. वायु 
3. पारा-- ला 1. घन की देवी लक्ष्मी 2. एक प्रकार 
का सुगंध द्रव्य । सम०--अति चलायमान ( --अति- 
चल) ; --चलाचले च संसारे धर्म एको हि निश्चलः 
-“भर्तृ० ३।१२८, लक्ष्मीमिव चलाचलाम्‌ - कि० 
११।३० (चलाचला== चंचला - मल्लि०) नै० १।६०, 
(लः) कौवा,--आतङ्कुः गठिया बाय, वात रोग, 
आत्मन्‌ (वि०) चलचित्त, चंचलमना,---इन्द्रिय 
(वि०) 1. भावुक 2. विषयी,--इबुः वह धनुर्धर 
जिसका तीर लक्ष्यच्युत हो इधर उधर गिर जाता है, 
अयोग्य धनुधंर,-- कर्ण: पृथ्वी से ग्रह तक की वास्त- 
विक दूरी,-चञ्चुः चकोर पक्षी,--दलः,- -पत्रः 
अश्वत्थ वृक्ष । 

चलन (वि०) [ चल्‌ -+ल्युट्‌ ] गतिशील, थरथराने वाला, 
कपमान, डाँवाडोल,--नः 1. पेर 2. हरिण,--नम्‌ 
1. काँपना हिलना, डाँवाडोल होना--चलनात्मक कर्म 
तकं सं०, हस्तः, जानु" आदि--तरल दुगञ्चल- 
चल 1मनोहरवदनजनितरतिरागम्‌ -- गीत ११ 
2. घूमना, भरमना,-नी 1. सामान्य स्त्रियों के पहनने 
के लिए लहँगा, पेटीकोट 2. हाथी को बाँच्ने 
की रस्सी । 


चलनकम्‌ | चलन-+-कन्‌ ] एक छोटा रहेगा या पेट्टीकोट 
जिसे नीच जाति की स्त्रियाँ पहनती हैं । 

चलिः [ चल्‌ +-इन्‌ ] आवरण, चादर । 

चलित (भु० क० कृ०) [ चल्‌-क्त ] 1. हिला हुआ, 
चला हुआ, आन्दोलित, क्षुब्ध 2. गया हुआ, विसजित 
~ एवमुक्त्वा स चलितः 3. अवाप्त 4. ज्ञात, अधिगत 
(दे० चल),--तम्‌ 1. हिलाना, स्पंदित करना 
2. जाना, चलना 3. एक प्रकार का नृत्य-- चलितं 
नाम नाट्यमन्तरेण मालवि० १। 

चलुः [ चल्‌ +उन्‌ ] (पानी का) एक घूँट, चुल्लूभर । 

चलूकः | चल्‌ ‡-कन्‌ ] 1. चुल्लूभर (पानी) 2. अंजलिभर 
या एक घूँट (पानी) तु० 'चुलूक' । 

चष्‌ 1 (म्वा० उभ०--चषति--ते) खाना; म {म्वा० 
पर्‌०--चषति) मार डालना, क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना । 

चषकः,-कम्‌ [ चष्‌+-क्वून्‌ ] सुरापात्र, प्याला, मदिरा 
पीने का गिलास च्यते: शिरस्त्रेश्‍चषकोत्तरेव--रघु० 
७।४९, मुखं लालाक्लिन्नं पिबति चषकं सासवमिव- 
शा० १।२९, कि० ९।५६, ५७,--कम्‌ 1. एक प्रकार 
की मदिरा 2. मधु, शहद । 

चषतिः | चष्‌--अति | 1. खाना 2. मार डालना 3. ह्लास, 
निबंलता, क्षय । 

चषालः [ चष्‌ +-आळच्‌ ] 1. यज्ञ के खंभे में लगी लकड़ी 
की फिरकी 2. छत्ता । 

चहू (म्वा० पर०, चुरा० उभ०--चहति, चहयति--ते) 
1. दुष्ट होना 2. ठगना, धोखा देना 3. अहंकार 
करना, घमंडी बनाना । 

चाकचक्यम्‌ | चक्‌+-अच्‌, द्वित्वम्‌, चकचक:--तस्य भावः 
~ष्यञ्ग्‌ | जगमगाना, प्रभा, चमक-दमक । 

चाक्र (वि?) (स्त्री०-क्री) [ चक्र--अण्‌ ] 1. चक्र से 
किया जाने वाला (युद्ध) 2. मंडलाकार 3. चक्र या 
पहिए से संबंध रखने वाला । 

चाक्रिक (वि०) (स्त्री०--की) [ चक्र-ठक्‌ ] दे० ऊ० 
चाक,--कः 1. कुम्हार 2. तेली-याज्ञ० १1१६५, 
(तैलिक--मिता०, दूसरों के मत में ्ाकटिक =गाड़ी- 
वान) 3. कोचवान, चालक । 

चक्रिणः [चक्रिन्‌ +-अण्‌ ] कुम्हार या तेली का पुत्र । 

चाक्षुष (वि० स्त्री०--थी) [चक्षुस्‌ +-अण्‌] 1. दृष्टि पर 
निर्भर, दृष्टि से उत्पन्न, 2. आँख से संबंध रखने वाला, 
आँख का विषय, दाष्टिक 3. दृश्य, जो दिखाई दे, 
षम्‌ दृष्टि पर निर्भर ज्ञान । सम०--ज्ञानम्‌ आँखों 
देखी गवाही, या प्रमाण । 

चाङ्ग: [चि ]-ड्‌ चम्‌ अङ्कम्‌ यस्य ब० स०] 1. अम्ल- 
लोणिका शाक 2. दातों की सफ़ेदी या सोंदर्य । 

चाञ्चल्यम्‌ [ चंञ्चल+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. अस्थिरता, द्रुतगति, 


( ३७७ ) 


विलोलता, (आंख आदि का) कम्पन, फरकना-भामि० 
२६० 2. चंचलता 3. नश्वरता । 

चाटः [चट्‌+-अच्‌] बदमाश, ठग (जो पहले उसमें पूरा 
विश्वास जमा लेता है जिसे वह ठगना चाहता है) 
याज्ञ १।३३६--(चाटाः =प्रतारका विश्वास्य ये 
परघनमपहरन्ति--यित०) । 

चादुः-टु (नपुं) [चट्‌+-उण्‌] 1. मधुर तथा प्रिय वचन, 
मीठी बात, चापलूसी, ठकुरसुहाती (विशेषकर किसी 


प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के प्रति) --प्रिय: प्रियायाः 


प्रकरोति चाटुम्‌ --ऋतु० ६।१४, विरचितचाटुवचनरचनं 
चरणरचितप्रणिपातम्‌--गीत० ११, अमरु ८३, पंच० 
१, शा० ८।१४, चौर० २० (गीतगोविद के दसवें 
सर्गे का अधिकांश भाग इसी प्रकार की चाटुकारिता 
से भरा हुआ हूँ) 2. स्पष्ट भाषण । सम०--उक्तिः 
(स्त्रीश) खुशामद और झूठी प्रशंसा के वचन, 
“उल्लोछ,--कार (वि०) प्रिय तथा मधुर बोलने 
वाला, चापळूस -शिभ्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटु- 
कारः --मेघ० ३१,--पदु (वि०) झूठी प्रशंसा करने 
में कुशल, पूरा चापलूस,-वटुः मसखरा, भांड,--लोल 
(वि०) सुंदरतापूवेक हिलने वाला,--शतम्‌ सैकड़ों 
अनुरोध, बार-बार की जाने वाली खुशामद--पटु- 
चाटुशतैरनुकूलम्‌-गीत० २, गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोक- 
यति चाटुशतेशच भुडक्ते--भर्तृ० २।३१। 

चाणक्यः [चणक-{-यज्ञ्‌ ] नागर राजनीति के प्रख्यात प्रणेता 
विष्णुगृप्त, 'कौटिल्य' भी इन्हीं का नाम हैं -दे० 
कौटिल्य । 

चाणरः (पुं ) कंस का सेवक जो प्रसिद्ध मल्लयोद्धा था, 
जिस समय अक्रूर कृष्णको मयुरा.ले गया तो इस 
ुर्दात योद्धा को कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा गया । 
मल्लयुद्ध में कृष्ण ने इसे पछाड़ दिया और पृथ्वी पर 
रौद डाला तथा इसके सिर को चूर्ण कर दिया । 

चण्ण्डालः (स्त्री०--ली) [चण्डाल+-अण्‌] पतित, अधम 
-_दै० चंडाल,-चाण्डाल: किमयं द्विजातिरथवा-भतं ० 
३।५६ मनु० ३।२३९, ४।२९, याज्ञ० १।९३ । 

चाडालिका == चंडालिका । 

चातकः (स्त्री०--की) [चच्‌+-ण्वुल्‌] चातक, पपीहा, 
(कवि सयय के अनुसार यह केवल वर्षाऋतु में ही 
रहता है) ¬ सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्रा: पयो- 
विन्दव:--भर्तृ० २।१२१, दे० २५१ और रघु» 
५।१७। सम०--आनन्दनः 1. वर्षाऋतु 2. बादल । 

चातनम्‌ [चत्‌ ञ-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. हटाना 2. क्षति 
पहुँचाना । 

चातुर (वि०) (स्त्री०--री) 1. चार की संख्या से संवद्ध 
2. होशियार, योग्य, बुद्धिमान्‌ 3. मधुरभाषी, चाप- 
लूस 4. दृष्टिविषयक, प्रत्यकषज्ञानात्मक- -रम्‌ चार 
डट 


पहियों की गाडी,--री कुशलता, दक्षता, योग्यता 
तद्रटचातुरीतुरी--नै० १।१२। 

चातुरक्षम्‌ [चतुरक्ष ]-अण्‌] चौपड या चार पासो के खेल 
में चार का दाँव,--क्षः छोटा गोल तकिया । 

चातुरथिकः [चतुर्षु अर्थेषु विहित:--ठक्‌] (व्या० में) एक 
ऐसा प्रत्यय जो चार भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रकट करने 
के लिए शब्द में जोड़ा जाता है । 

चातुराभमिक (वि०) (स्त्री०--की), चातुराश्रमिन्‌ 
(वि०) (स्त्री ०-णी) ब्राह्मण की धाभिक-जीवनचर्या 
के चार कालों में से किसी एक में रहने वाला । 
दे० 'आश्रम' । 

चातुराश्रम्यम्‌ [चतुराश्रम+-ष्यञ्ञ्‌] ब्राह्मण की घामिक- 
जीवनचर्या के चार काल। दे० 'आश्रम'। 

चातुरिक, चातुर्थक, चातुथिक (वि०) (स्त्री०--की) 
चातुर +-ठक्‌, चतुर्थ+- अण्‌, ठक्‌ वा] 1. चौथे या, 
हर चौथे दिन होने वाळा,-कः चौर्थया बुखार, 
जूडीताप । 

चातुरार्थाह्विक (वि०) (स्त्री०--की) [चतुर्थाह्नञ-ठक्‌] 
चौथे दिन होने वाला । 

चातुर्दजशञम्‌ [चतुर्दश्यां दृश्यते इति] राक्षस-सिद्धा० । 

चातुर्दशिकः [चतुर्दशी +-ठक्‌ ] जो चांद्रपक्ष की चतुर्दशी के 
दिन भी पढ़ता है (यह 'अनध्याय' का दिन है) । 

चातुर्मासक (वि०) (स्त्री०--सिका) [चतुर्षु मासेषु भवः 
अण्‌ +-कन्‌, चतुर्मास+ठक्‌+-टापू, हस्वश्च| जो 
चातुर्मास्य यज्ञ का अनुष्ठान करता हुँ । 

चातुर्मास्यम्‌ | चतुर्मास्‌+-ण्य] हर चार महीने के पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय यज्ञ अर्थात्‌ कातिक, फाल्गुन और आषाढ़ के 
आरंभ में । 

चातुर्यम्‌ [चतुर-+ष्यव्य_] 1. कुशलता, होशियारी, दक्षता, 
बुद्धिमत्ता 2. लावण्य, रमणीयता, सौन्दर्य --भूचातु- 
यम्‌-भर्तृ० १।३। 

चातुर्वण्यंम्‌ [चतुवेण 1 ष्यडा.] 1. हिन्दुजाति के मूल चार 
वर्णो की समष्टि-एवं सामासिकं धर्म चातुवरष्यऽब्रवी- 
न्मन्‌:--मनु० १०।६३, ऋक्‌ ६।१३ 2. इन चार 
वर्णो का धमे या कर्तव्य । 

चातुविध्यम्‌ [चतुविध-[-ष्यडा,] चार प्रकार (सामूहिक 
रूप से), चार प्रकार का प्रभाग । 

चात्वालः [चत्‌ +-वालच ==चत्वाल+-अण्‌] 1. भूमि में 
खोद कर बनाया हुआ हवनकुण्ड 2. कुक्षा, दभं । 

चान्दनिक (वि०) ( स्त्री०--की ) [ चन्दन--ठक ] 
1. चन्दन से बनाया हुआ, या उत्पन्न 2. चन्दनरस से 
सुगन्धित । 

चन्द्र (वि०) (स्त्री--द्री) [चन्द्र+अण्‌] चन्द्रमा से 
संबंध रखने वाला, चन्द्रसंबंधी--गुरुकाव्यानुगां विभ्र- 
च्चान्द्रीमभिनभः श्रियम्‌-शि० २।२,-ब्रः 1. चांद्रमास 


( ३७८ ) 


2. शुक्लपक्ष 3. चन्द्रकांतमणि,--ब्रम्‌ 1. चांद्रायण 
नामक ब्रत 2. ताजा अदरक 3. मुगशीषं नक्षत्र,-द्री 
चांदनी । सम०--भागा चन्द्रभागा नाम नदी, मासः 
चन्द्रमा की तिथियों के अनुसार गिना जाने वाला 
महीना,- व्रतिकः चांद्रायण ब्रत रखने वाला । 

चन्द्रकम्‌ [चान्द्र त-कं-क] सूखा अदरक, सोंठ । 

चान्द्रमस (वि०) (स्त्री-सी) ]चन्द्रमस्‌+ अण्‌] चन्द्रमा 
से संबंध रखने वाला, चाँद-संबंधी-लब्धोदया चन्द्रमसीव 
लेखा-कु० १।२५, चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुंडक्ते पद्मा- 
श्रिता चन्द्रमसीमभिख्याम्‌-१।४३, रघु० २।३९, भग० 
८।२५,-सम्‌ मृगशिरा नक्षत्रपुंज । 

चण्द्रससायन:,--निः [चन्द्रमसोऽपत्यम्‌ -- फिञ्ञ्‌ ] बुधग्रह । 


चारद्रायणम्‌ [चन्द्रस्यायनमिवायनमत्र, पूर्वपदात्‌ संज्ञायां 
णत्वं, संज्ञायां दीर्घः, स्वार्थे अण्‌ वा--तारा०] एक 
धार्मिक ब्रत या प्रायर्चित्तात्मक तपश्‍चर्या जो चन्द्रमा 
की वृद्धि व क्षय से विनियमित है । इस ब्रत में दैनिक 
आहार (जो १५ ग्रास या कौर का होता है) पूणिमा 
से प्रतिदिन एकर ग्रास घटता रहता है यहाँ तक कि 
अमावस्या के दिन नितांत निराहार ब्रत रक्खा जाता 
है, उसके पश्चात्‌ फिर शुक्लपक्ष में एक कौर से 
आरंभ करके पूणिमा तक बढ़ाकर फिर १५ ग्रास तक 
लाया जाता है) तु० याज्ञ? ३३३२४, मनु० ११।२१७। 
चात्ट्रायणिक (वि०) (स्त्री०--की) [चान्द्रायण {-ठञ्ग्‌] 
चान्द्रायण व्रत का पालन करने वाला । 
चापम्‌ (चप-]-अण्‌) 1. धनुष,--ताते चापद्वितीये वहति 
रणधुरां को भयस्यावकाशः-वेणी० ३।५, इसी प्रकार 
'चापपाणिः' 2. हाथ में धनुष लिये हुए 3. इन्द्र धनुष 
(ज्यामिति) वृत्त को तोरणाकार रेखा 5. धनु 
राशि । 
चापलम्‌, ल्यम्‌ [चपल-+-अण्‌, ष्यञ्ञ्‌ वा] 1. द्रुतगति 
स्फूति 2. चंचलता, अस्थिरता, संक्रमणशीलता--कि० 
२।४१ 3. विचारशून्य या आवेशपूर्ण आचरण, 
उतावलापन, उदण्ड कृत्य--धिक्‌ चापलम्‌--उत्तर ४. 
तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः, रघु० १।९, 
स्वचित्तवृत्तिरिव चापलेभ्यो निवारणीया--का० १०१ 
(घोड़े आदि का) अड्यिलपन-पुनः पुनः सूतनिषिद्ध- 
चापलम्‌--रघु० ३।४२। 
चामरः,-रम्‌ [चमर्याः विकारः तत्पुच्छनिमितत्वात्‌ 
चमरीन-अण्‌] (कभी २--रा,--री) चौरी, चंवर या 
चमरी की पूँछ, (यह मोरछल या पंखे की भांति 
प्रयुक्त की जाती है, और एक राजकीय चिह्न समझा 
जाता हँ--कभी-कभी यह केतुपट की भांति घोड़े के 
सिर पर फहराया जाता ह ) --व्याधूयन्ते निचुलतरुभिः 
मञ्जरीचामराणि-विक्र म० ४।४, अदेयमासीत्‌ त्रयमेव 
भूपतेः शहिप्रभं छत्रमुभे च चामरे--रघु० ३।१६, कु० 


७४२, हि० २२९, मेघ० ३५, चित्रन्यस्तमिवाचलं 
हयशिरस्यायामवच्चामरम्‌-विक्रम० १।४, श० १८ । 
सम० ० --ग्राहः,-ग्राहिन (पुं०) चंवर डुलाने वाला, चंवर 
वरदार,--ग्राहिणी चवर डुलाने वाली राजा की 
सेविका--पृष्ठे लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनां 
“भर्तु० ३।६१,- पुष्पः- पुष्पकः 1. सुपारी का पेड़ 
2. केतकी का पौधा 3. आम का वक्ष । 

चासरिन्‌ (पुं०) [चामर--इनि] घोड़ा । 

चासीकरम्‌ [चमीकर--अण्‌] 1. सोना-तप्तचामीकराङ्गदः 
न्‍-विक्रम० १1१४, रघु० ७५, शि० ४।२४, कु० 
७।२४ 2. धतूरे का पौधा। सम०--प्रर्य (वि०) 
सोने की तरह का । 


चामुण्डा [चम्‌ -|--ला--क, पृषो० साधुः] दुर्गा का रौद्ररूप 
मा० ५।२५। 

चाम्पिला [ चम्प्‌+-अङ+- टाप्‌ = चम्पा-अण्‌ +-इलच्‌ ] 
चंपा नाम की नदी (संभवतः वर्तमान्‌ 'चंबल' नदी) । 

चाम्पेयः [चम्पा] ढक] 1. चम्पक वृक्ष 2. नागकेसर का पेड़, 
--बम्‌ 1. तन्तु, विशेषकर कमल फूल का 2. सोना 
3. धतूरे का पौधा (अंतिम दो अर्थो में पुं० भी) । 


चाय्‌ (म्वा० उभ० चायति-ते) 1. निरीक्षण करना, 
अच्छा बुरा पहचानना, देख लेना--शि० १२५१ 
2. पूजा करना । 

चारः [चर्‌+-घञ््‌ | 1. जाना, घूमना, चाल, भ्रमण 
--मण्डलचारशी घ:--विक्रम० ५।२, क्रीडाशेले यदि च 
विचरेत्‌ पादचारेण गौरी--मेघ० ६०, पैदल चलना 
2. गति, मार्ग, प्रगति--मंगलचार, शनिचार आदि 
3. भेदिया, चर, गुप्तचर, दूत--मनु० ७1१८४ 
९1२६१, दे० चारचक्षुस्‌ नी० 4. अनुष्ठान करना, 
अभ्यास करना 5. बंदी 6. बंधन, बेडी,--रम्‌ कृत्रिम 
विष । सम ०-अन्तरितः भेदिया,--ईक्षणः--चक्षुस्‌ (प्‌) 
'गृप्तचरों को आँख के स्थान में प्रयुक्त करने वाला 
राजा (या राजनीतिज्ञ) जो गुप्तचर या भेदिया 
रखता ह और उन्हीं के माध्यम से देखता है, चार- 
चक्षुरमेहीपतिः-- मनु० ९।२५६, तु० कामन्दकः - गावः 
पश्यन्ति गन्धेन, वेदः पश्यन्ति च द्विजाः, चारै: पर्यन्त 
राजानः चक्षु््यामितरे जनाः । रामा० भी-यस्मात्प- 
स्यन्ति दूरस्थाः सर्वानर्थान्नराधिपाः, चारेण तस्मादुच्यन्ते 
राजानश्चारचक्षुषः । --चणः, बु (वि०) ललित 
चाल वाला, सजीला । ---षथः चौराहा,--भढः वीर 
योद्धा, -- वायुः ग्रीष्मकालीन मूदु मन्द पवन, वसन्त 
वायु । 

चारकः [चर्‌ +-णिच्‌+-ण्बुल्‌] 1. भेदिया 2. ग्वाला 3. नेता 
चालक 4. साथी 5. अश्वारोही, सवार 6. कारागार 
-- नियडितचरणा चारके निरोद्धव्या--दश० ३२। 

चारणः [ चर्‌+णिच्‌--ल्युट्‌ ] 1. भ्रमणशील, तीर्थयात्री 


( ३७९ ) 


2. घमने-फिरने वाला नट या गवंया, नर्तक, भांड. 
भाट--मन० १२१४ 3. स्वर्गीय गर्वेया, गंधर्व--श० 
२1१४ 4. वेद या अन्य धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करने 
वाला 5. भेदिया । 

चारिका [ चर--णिच्‌ +ण्बुल+टापू, इत्वम्‌ ] सेविका, 
दासी । 

चारितार्थ्यम्‌ [ चरितार्थ ष्यञ्ञ्‌ ] उद्देश्यसिद्धि, सफलता । 


चारित्रम्‌, त्र्यम्‌ [ चरित्र--अणू, ष्यञ्‌ वा ] 1. शील 
व्यवहार, काम करने की रीति 2. नेकनामी, सच्च- 
रित्रता, ख्याति, सचाई, ईमानदारी, अच्छा चालचलन 
अनृतं नाभिधास्यामि चरित्रश्नंशकारणम्‌--मृच्छ ० 
३।२५, २६, चारिश््यविहीन-आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति 
—-१।४३ 3. सतीत्व, (स्त्रियों का) सदाचरण 4. स्व- 
भाव, तबीयत 5. विशिष्ट आचार या अभ्यास 6. कुल- 
क्रमागत आचार । सम०--कवच (वि०) सतीत्व रूपी 
कवच में सुरक्षित । 

चाइ (वि०) (स्त्री० रुबी) [चरति चित्त--चर्‌+-उण्‌] 
1. रुचिकर, सत्कृत, प्रिय, प्रतिष्ठित, अभीष्ट (संप्र० 
या अधि० के साथ)-वरुणाय या वरुणे चारु: 2. सुखद, 
रमणीय, सुन्दर, कान्त, मनोहर--प्रिये चारुशीले मुञ्च 
मयि मानमनिदानम्‌ गीत० १०, सर्व प्रिये चारुतरं 
वसन्ते--ऋतु० ६।२, चकासतं चारुचमूरुचमेणा--शि० 
१।८, ४।४९,--₹ुः बृहस्पति का विशेषण,---रु (नपुं०) 
केसर, जाफरान। सम०-_अङ्की सुन्दर अंगों वाली 
स्त्री०--घोण (वि०) सुन्दर नाक वाला पुरुष,-- दर्शन 
(वि०) प्रियदर्शन, लावण्यमय, -धारा शची, इन्द्राणी 
इन्द्र को पत्ती, मेत्र,--लोचन (वि०) सुन्दर आँखों 

वाला, (त्रः, नः) हरिण,-फला, अंगूरो की बेल, अंगूर, 

~-लोचना सुन्दर आँखों वाली,--वक्घ (वि०) सुन्दर 
मुख वाला,--बधंना स्त्री,--ब्रता एक मास तक उपवास 
करने वाली स्त्री,--शिला 1. जवाहर, रत्न 2. पत्थर 
की सुन्दर शिला,-झील (वि०) कान्त-स्वभाव या 
चरित्र,-हासिन्‌ (वि०) मधुर मुस्कान वाला । 

चचिक्यम्‌ [ चचिका+-ष्यज्‌ | 1. शरीर को सुगंधित 
करना, चन्दन आदि लगाना 2. उबटन । 

चामं (वि०) (स्त्री०--मो) [ चर्मन्‌ +अण्‌, टिलोपः ] 
1. चमड़े का बना हुआ 2. (गाड़ी आदि) चमड़े से 
ढका हुआ 3. ढाल घारी, ढाल से युक्‍त । 

चार्मण (वि०) (स्त्री-णो) | चर्मन्‌ञ-अण्‌, स्त्रियां 
डोष्‌ च ] चमड़े या खाल से ढका हुआ,--णम्‌ खालों 
या ढालों का ढेर। 

चामिक (वि०) (स्त्री०--की) [ चभेन्‌+-ठक्‌ ] चमड़े का 
बना हुआ--मनु० ८1२८९ । 

चामिणम्‌ [ चमिन्‌--अण्‌ ] ढालधारी मनुष्यों का समूह । 

चार्वाकः [ चारु: लोकसंमतो वाको वाक्यं यस्य--ब० स० |] 


तर्की दार्शनिक जो बृहस्पति का शिष्य बताया जाता 

हु और जिसने भौतिकवाद एवं नास्तिकता के स्थूल 
रूप का प्रवर्तन किया (चार्वाकमत के सिद्धांतों के 
साराश के लिए दे० सर्व० १) 2. महाभारत में वणित 
एक राक्षस जो दुर्योधन का मित्र और पांडवों का शत्रु 
था [ जब युधिष्ठिर अपनी विजयपताका के साथ 
हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुआ तो उस राक्षस ने एक 
ब्राह्मण रूप धारण कर लिया तथा उसने युधिष्ठिर, 
एवं एकत्रित ब्राह्मणों को बुरा-भला कहा । परन्तु शीघ्र 
ही उसका पता लग गया, और क्रोध में भर कर असली 
ब्राह्मणों ने उसका वहीं काम तमाम कर दिया । उस 
राक्षस ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर भी युधिष्ठिर 
को यह कहकर ठगने का प्रयत्त किया था कि भीम 
को तो दुर्योधन ने मार डाला--दे० वेणी० ६ ]। 

चार्वी [ चार--डीप्‌ | 1. सुन्दर स्त्री 2. चांदनी 3. बुद्धि, 
प्रज्ञा 4. प्रभा, कान्ति, दीप्ति 5. कुबेर की पत्नी । 

चालः [ चल--ण ] 1. घर का छप्पर या छत, 2. नीलकंठ 
पक्षी 3. हिलना-डुलना, चलना-फिरना 4. जंगम होना । 

चालकः [ चल्‌--ण्वृलू ] दुर्दान्त हाथी । 

चालनम्‌ [ चल-- णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. चलाना-फिराना, 
हिलाना डुलाना, (पूंछ की भांति) हिलाना 2. छनवाना, 
छानना, छलनी,--नो छलनी, झरना । 

चाषः, सः [ चष्‌+-णिच्‌+-अच्‌, पृषो० सत्वम्‌ ] नीलकंठ 
पक्षी --मा० ६1५ याज्ञ० १।१७५। 

चि (स्वा० ,उभ०--चिनोति, चिनुते, चित; प्रेर०--चाय- 
यति, चापयति; चययति, चपयति भी, सन्नन्त-चिची- 
षति, चिकीषति) 1. चुनना, बीनना, इकट्ठा करना 
(द्विकमंक हय हो! के कारण दो कर्मो के साथ 
अन्वय परन्तु हेत्य में इसका प्रयोग विरल) 
-वृक्षं पुष्पाणि चिन्वती 2. ढेर लगाना, टाल लगा देना, 
अंबार लगा देना-पवंतानिव ते भूमावचेषुर्वानरोत्त- 
मान्‌- भट्टि० १५।७६ 3. जड़ना, खचित करना, 
मढ़ना, भरना-दे० चित-कर्म वा०, फल उत्पन्न 
होना, उगना, बढ़ना, फलना-फूलना, समृद्ध होना 
-सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा--पंच० १।२२, 
फल लगता है; चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता- 
कृषिः--मुद्रा० १।३, राजहंस तव सेव शुभ्रता चीयते 
न च न चापचीयते-काव्य० १०, अप--कम होना, 
विहीन होंना, वञ्चित होना, (मुख्यतः कर्मवा० में 
---1. घटना, क्षीण होना, कम होना--राजहंस तव सव 
शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते-काव्य० १० 2. शरीर 
म॒ घटनां, क्षीण होना, आ--, 1. एकत्र करना, ढेर 
लगाना 2. भरना, ढकना, मढ़ना--भट्टि ० १७।६९, 
१४।४६, ४७, उद्‌--, एकत्र करना, बीनना--भट्टि० 
३।३७, उप--, जोडता, बढ़ाना--उपचिन्वन्प्रभां तन्वीं 


( ३८० ) 


प्रत्याह परमेश्वर:--कु० ६1२५ (कर्मवा०) उगना, 
बढ़ना--अधोऽघः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते 
-र्‍हि० २।२ भट्टि ६३३ शि० ४।१०, नि--, ढकना 
भरना, फलाना, बिखेरना (मुख्यतः क्तांत प्रयोग) 
-निचितं खमुपेत्य नीरदै:--घट० १, शकुन्तनीडनिचितं 
बिभ्रज्जटामण्डलम्‌--श० ७।११, भट्टि ० १०४२, निस्‌ 
निर्धारण करना, संकल्प करना, निश्‍चय करना 

परि--, 1. अभ्यास करना 2. प्राप्त करना, लेना 
(कमेवा०) बढ़ना-- रघु० ३।२४ प्र--, 1. इकट्ठा 
करना, चुनना 2. जोड़ना 3. बढ़ाना, विकसित करना 
--प्राचीयमानावयवा रराज सा--रघु० ३।७, वि-- 
1: एकत्र करना, चुनना 2. खोजना, ढंढना--विचित- 
श्चैष समन्तात्‌ इमशानवाटः--मा० ५, बिनिस्‌-- 
निर्धारण करना, संकल्प करना, निश्‍चय करना-विनि- 
झ्चेत्‌ शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा-उत्तर० 
१।३५, सम्‌--, 1. एकत्र करना, संग्रह करना, संचय 
करना--रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति --श० 
२।१४, रघु० १९।२, मनु० ६।१५ 2. क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्थित करना, ठीक से रखना--भट्टि० ३।३५, 
समुद्‌--, संग्रह करना, जोड़ना । 

चिकित्सकः [ कित्‌-{-सन्‌ +-ण्द्‌लू ] वैद्य, हकीम, डाक्टर 
-उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमृदाहरन्ति~माल- 
वि० २, भर्तृ ० १८७, याज्ञ १।१६२ । 

चिकित्सा [ कित्‌+-सन्‌ञ-अ¬-टाप्‌ ] औषध सेवन करना, 
औषधोपचार, इलाज करना, स्वस्थ करना । 

चिकिलः [ चि+-इलच्‌, कुक्‌ ] कीचड़, महापंक, कर्दम, 
दलदल । 

चिकीर्षा [ कृ+-सन्‌+अ+-टाप्‌, द्वित्वम्‌ ] (कोई काम) 
करने की इच्छा, कामना, अभिलाषा, इच्छा । 

चिकीषित (वि०) [ कृ+-सन¬-क्त, द्वित्वम्‌ ] अभिलषित, 
इच्छित, साभिप्राय,--तम्‌ अभिकल्प, आशय, अभि- 
प्राय । 

चिकीर्षु (वि०) [कृञ-सन्‌+- उ, घातोद्वित्वम्‌ | कुछ करने 
की इच्छा वाला, इच्छुक,--भग० १।२३, ३।२५। 

चिकुर (वि०) [चि इत्यव्यक्त शब्दं करोति-- चि--कुर्‌ 
गक] 1. हिलने-जुलने वाला, कम्पमान, चंचल, 
अस्थिर 2. अविचार पूर्ण, आवेशयुक्त--,रः 1. सिर के 
बाल - मम रुचिरे चिकुरे कुरु मानद **--कुसुमानि 
--गीत० १२, इसी प्रकार--घनचररुचिरे रचयति 
चिकुरे तरलिततरुणानने--७ 2. पहाड़ 3. रेगंने 
वारा, साँप सम०- उच्चयः,--कलापः,--निकरः, 
र्‍ण्पक्ष:,- पाशुः,-भारः--हस्तः बालों का गच्छा 
या ढेर--यस्यांश्चोरश्चिकुरनिकेरः कर्णपूरो मयूर 
-मप्रस० १।२२ । 

चिक्रः [चिकुर नि० दीर्घः] बाल । 


चिक्कः [चिक्‌ इति अव्यक्त शब्देन कायति शब्दायते--चिक्‌ 
न+क-+क]| छछुदर । 

चिक्कण (वि०) (स्त्री०--णा,--णी) [चिक्क्‌, क्विप्‌ 
चिक्‌ तं कणति-कण शब्दे+अच्‌ तारा०] 
1. चिकना, चमकदार 2. फिसलनी 3. स्निग्ध 4. मसू ण, 
चर्बीला--छघु परित्रायतामेनां भवान्‌ मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीर्तैलचिक्कणशीषेस्य हस्ते पतिष्यति 
नाश? २,--णः सुपारी का पेड़, णम्‌ चिक्कणवृक्ष 
का फल, सुपारी । 

चिक्कणा,--णी 1. सुपारी का पेड़ 2. सुपारी । 

चिक्कसः [ चिक्क्‌+-असच्‌ ] जौ का आटा । 

चिक्का==चिक्कणा । 

चिक्किरः [ चिक्क+-इरच्‌, ब्रा० ] चूहा, मृसा । 

चिल्किदम्‌ [ क्लिद्‌ + यङ्‌ -- अच्‌, घातो द्वित्व यङो लुक्‌ च ] 
तरी, तरवट, ताजगी । 

चिचिण्डः [ ? ] एक प्रकार का कद्दू । 

चिच्छिलाः [ पृं ० ब० व° | एक देश तथा उसके निवासी । 


चिञ्चा [ चिम्‌ +चि+-ड+-टाप्‌ ] 1. इमली का पेड़, या 
उसका फल 2. घुंघची का पौधा । 

चिटू (स्वा० पर०--चुरा० उभ०--चेटति, चेटयति--- ते} 
भेजना, बाहर भेजना (जैसे कि किसी सेवक को भेजा 
जाता हूँ) । 

चित्‌ (म्वा० पर०, चुरा० आ०--चेतति, चेतयते, चेतित) 
1. प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, देखना, नजर डालना, 
दृष्टिमोचर करना-नेषूनचेत न्नस्यन्तम्‌-भट्टि ० १७।१६, 
चिचेत रामस्तत्कृच्छ्म्‌--१४।६२ १५३८, २२९ 
2. जानना, समझना, चौकस होना, सतर्क होना--परै- 
रध्यारुह्ममाणमात्मानं न चेतयते--दश० १५४ चैतन्य 
प्राप्त करना 4. प्रकट होना, चमकना । 

चित्‌ (स्त्री०) [चित्‌ --क्विप्‌] 1. विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान 
2. प्रज्ञा, बुद्धि, समझ--भर्ते० २।१, ३।१ 3. हृदय 
मन 4. आत्मा, जीव, जीवन में सजीवता-सिद्धांत 
5. ब्रह्म । सम०--आत्मन्‌ (पुं०) 1. चिंतनसिद्धांत 
या शक्ति 2. केवल प्रज्ञा, परमात्मा,--आत्मकम्‌ 
चेतन्य,--आभास: जीव (जो सांसारिक वासनाओं में 
लिप्त है),--उल्लासः जीवों के हृदय का हर्ष,-घनः 
परमात्मा या ब्रह्म,-- प्रवृत्ति: (स्त्री) विचारविमर्श, 
चितन,--शक्ति: (स्त्री०) मानसिक शक्ति, बौद्धिक 
धारिता,--स्वरूपम्‌ परमात्मा, (अव्य०) 1. “किम्‌ 
और 'किम से व्युत्पन्न अन्य शब्दों के साथ जुड्नेवाला 
अव्यय (जैसे कि- कद्‌, कथम्‌, क्व, कदा, कुत्र, कुत 
आदि) जिससे कि अर्थो में अनिश्‍चयात्मकता आती 
हे-र्‍यथा कुत्रचित्‌ =कहीं, केचित्‌=कोई 2. 'चित्‌' 
ध्वनि ) 

चित (भू० क० कृ०) [चि--क्त] 1. संग्रह किया हुआ, 


( ३८१ ) 


देर लगाया हुआ, अंबार लगाया हुआ, इकट्ठा किया 
हुआ 2. जमा किया हुआ, संचित 3. प्राप्त, गृहीत 
4. ढका हुआ-कृमिकुलचितम्‌-मतुं० २।११ 5. जमाया 
हुआ, जड़ा हुआ,--तम्‌ भवन । 

चिता [चित+-टापू[ मुर्दे को जलाने के लिए चुनकर रक्खी 

रो कार क 

हुई लकडियों का ढेर, चितिका--कुरु संप्रति ताव- 
दाशु में प्रणिपाताञ्जलियाचितश्चिताम्‌--कु० ४1३५, 
चिताभस्मन्‌--कु० ५६९। सम०--अग्निः शव 
को जलाने वाली आग,--चूडकम्‌ चिता । 

चितिः (स्त्री०) [चि+-क्तिन्‌] 1. संग्रह करना, इकट्ठा 
करना 2. ढेर, समुच्चय, पुंज 3. अम्बार, टाल, चट्टा 
4. चिता 5. चौकोर आयताकार स्थान 6. समझ । 

चितिका [चिता+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. टाळ, चट्टा 
2. चिता 3. करधनी । 


चित्त (वि०) [चित्‌ ञ-क्त] 1. देखा हुआ, प्रत्यक्षज्ञात 
2. सोचा हुआ, विचारविमश किया हुआ, मनन किया 
हुआ 3. संकल्प किया हुआ 4. अभिप्रेत, अभिलषित, 
इच्छित, - त्तम्‌ 1. देखना, घ्यानं देना 2. विचार, 
चिन्तन, अवधान, इच्छा, अभिप्राय, उद्देश्य--मच्चित्तः 
सततं भव-भग० १८।५७, अनेकचित्तविश्रान्त १६।१६ 
3. मन--यदासौ दुर्वारः प्रसरति मदश्चित्तकरिणः 
--शा० १।२२, इसी प्रकार “चलचित्तः आदि समस्त 
शब्द 4. हृदय (बुद्धि का स्थान माना जाता हुँ) 
5. तके, बुद्धि, तर्कनाशक्ति। सम०-अनुवतिन्‌ 
(वि०) मन के अनुकूल कार्य करने वाला, अनुरंजन- 
कारी,-अपहारक, अपहारिन्‌ ( वि० ) मनोहर, 
आकर्षक, मोहक,--आभोग: भावनाओं के प्रति मन 
की आसक्ति, किसी एक यस्तु में अनन्य अनुराग, 
आसङ्भः आसक्ति अनुराग, उद्रेकः घमंड, गवे, 
-ऐक्यम्‌ सहमति, मरतेक्य,-उन्नतिः,-समुन्नतिः (स्त्री ०) 
1. महानुभावता 2. घमंड, दपं, चारिन्‌ (वि०) दूसरे 
की इच्छा के अनुसार काम करने वाला,-जः--जन्मन्‌ 
(प्‌०),--भू:--योनिः 1. प्रेम, आवेश 2. प्रेम का 
देवता काम देव -चित्तयोनिरभवत्पुनर्न य:--रघु० १९। 
४६, सोऽयं प्रसिद्धविभवः खलु चित्तजन्मा -मा० १।२०, 
--ज्ञ (वि०) दूसरे के मन की बात जानने वाला,--नाझः 
बेहोशी,--निर्वेतिः (स्त्री०) संतोष, प्रसन्नता, प्रशम 
(वि०) स्वस्थ, शान्त, (-मः) मन की शान्ति, - प्रसन्नता 
हषं, खुशी,-भेदः 1. विचारभेद 2. असंगति, अस्थिरता, 
---मोहः मनोमुग्धता,--विक्षेपः मन का उचाटपन-- 
विप्लवः विश्रमः चित्तत्रंश, बुद्धिश्रंश, उन्मत्तता 
पागलपन,--विइलेषः मंत्री-भंग,-वृत्तिः (स्त्री०) 1 मन 
की अवस्था या स्वभाव, रुचि, भावना--एवमात्माभि- 
प्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते-श ० 
२ 2. आन्तरिक अभिप्राय, संवेग 3. (योग---द० 


में) मन की आन्तरिक क्रिया, मानसिक दृष्टि--योग- 
शिचत्तवृत्तिनिरोध:--योग०--वेदना कष्ट, चिन्ता 
--बैकल्यम्‌ मन की व्यग्रता, परेशानी- हारिन्‌ (वि०) 
मनोहर, आकर्षक रुचिकर । 


चित्तवत्‌ (वि०) [ चित्त +-मतुप्‌, मस्य वः ] 1. तर्कसंगत, 


तकंयूक्त 2. सकरुण, सदय । 


चित्यम्‌ [ चिञ-क्थप्‌ ] शव-दाह करने का स्थान, त्या 


_ 


1. चिता 2. काष्ठचयन, (वेदी का) तिर्माण । 


चित्र (वि०) [ चित्र+अच्‌, चि-+घ्ट्रनू वा ] 1. उज्ज्वल, 


स्पष्ट 2. चितकबरा, घब्बेदार, शबलीकृत 3. दिलचस्प, 
रुचिकर मा० -१।४ 4. विविध, विभिन्न प्रकार का, 
भांति २ का--पंच० १।१३६, मनु० ९।२४८ याज्ञ ० 
१।२८८ 5. आइ्चयंजनक, अद्भुत, अजीब,-त्रः 1. रंग- 
विरंगा वर्ण रंग 2. अशोक वृक्ष,-त्रम्‌ 1. तसवीर, 
चित्रकारी, आलेखन--चित्रे निवेशय परिकल्पितसत्त्व- 
योगा--श० २।९, पुनरपि चित्रीकृता कांता--श० 
६।२०, १३,२१ आदि 2. चमकीला आभूषण 3. असा- 
घारण छवि, आचर्य 4. सांप्रदायिक तिलक 5. आकाश, 
गगन 6. घब्बा 7. सफेद कोढ़, फुलबहरी 8. (सा० 
शा० में) काव्य के तीन भेदों में अन्तिम काव्यभेद 
(यह 'शब्दचित्र' और 'अर्थवाच्यचित्र' दो प्रकार का है, 
काव्यसौन्दर्य मुख्यरूय से अलंकारों के प्रयोग पर निर्भर 
करता है, जो शब्दों की ध्वनि और अर्थ पर आश्रित 
हैं, मम्मट परिभाषा देता है--शब्दचित्रं वाच्यचित्रम- 
व्यडग्य़ं त्ववरं स्मृतम्‌ - काव्य» १) “शब्दचित्र' का 
उदाहरण रसगंगाघर से उद्धत किया जाता हे--मित्रा- 
त्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे, गोत्रारिगोत्रजेत्राय 
गोत्रात्रे ते नमो नमः ।--त्रम्‌ (अव्य०) अहा ! केसा 
विस्मय है ! क्या अद्भुत बात है- चित्रं बधिरो नाम 
व्याकरणमध्येष्यते- सिद्धा० | सम० -- अक्षी, -- नेत्रा, 
लोचना एक पक्षिविशेष, मैना,-अङ्कः (वि०) धारी 
दार, चित्तीदार, शरीरघारी (गम्‌) सिंदूर, अन्तम्‌ 
रंगदार मसालों से प्रसाधित चावल--याज्ञ० १।३०४, 
- अपूपः एक प्रकार का पूड़ा,--अपित (वि०) तस्वीर 
में उतारा हुआ, चित्रित, *आरम्भः, (वि०) चिंतित 
--रघु० २।३१, कु० ३।४२--आकृतिः (स्त्री) 
चित्रित प्रतिकृति, आलोकचित्र,-आयसम्‌ इस्पात 
आरम्भः चित्रित दृश्य, चित्र की रूपरेखा - विक्रम» 
१।४,-~उक्तिः (स्त्रीश) 1. रुचिकर या वाक्चातुर्य 
से पूर्ण प्रवचन --जयन्ति ते पञ्चमनादमित्रचित्रोक्ति- 
संदभेविभूषणेषु-विक्रम० १।१०. 2. आकाशवाणी 
3. अद्भुतकहानी,--ओदनः हल्दी से रंगा पीला भात 
--कण्ठ: कबूतर, कथालापः रोचक तथा मनोरंजक 
कहानियाँ सुनाना,-कम्बलः 1. छींट की बनी हाथी की 
झूल 2. रंग बिरंगा कालीन, करः 1. चित्रकार 


( ३८२ ) 


2. नाटक का पात्र या अभिनेता,-कर्मन्‌ (नपुं०) 1. असा- 
घारण कार्य 2. विभूषित करना, सजाना 3. तस्वीर 
4. जादू, (पुं०) 1. आइचर्यजतक करतब करने वाला 
जादूगर 2. चित्रकार, “विद्‌ (पुं०) 1. चित्रकार 
2. जादूगर,--कायः साधारण शेर 2. चीता,--कारः 
1. चित्रकारी करने वाला 2. एक वर्णसंकर जाति 
(स्थपतेरपि गान्धिक्यां चित्रकारो व्यजायत-पराशर०), 
--कूटः एक पहाड़ का नाम, इलाहाबाद कै निकट एक 
जिले का नाम - रघु० १२।१५, १३।४७, उत्तर० १, 
--कृत्‌ (पुं) चित्रकार, -क्रिया चित्रकारी,--ग, 
जगत (वि०) चित्रित किया हुआ, --गन्धम्‌ हरताल, 
"गुप्त: यमराज के कार्यालय में मनुष्यों के गुण तथा 
अवगुणों को लिखने वाला--मुद्रा० १।२०,--गृहम्‌ 
चित्रित घर,--जल्पः अटकलपच्चू और असंबद्ध बात, 
विभिन्न बिषयों पर बातचीत,-स्वच्‌ (पुं०) भूज वक्ष, 
--दण्डकः कपास का पौधा, -न्यस्त (वि०) चित्रित, 
तस्वीर में उतारा हुआ - कु० २।२४,--पक्षः चकोर- 
सदृश तीतर,--षटः,--ट्टः 1. आलेख, तस्वीर 2. रंगीन 
या चारखानेदार कपड़ा,-पद, (वि०) 1. भिन्न २ भागों 
में विभक्त 2. ललित पदावली. से युक्त,--पादा मैना, 
सारिका,--पिच्छकः मोर,-पंखः एक प्रकार का बाण, 
“पृष्ठ: चिड़िया,--फलकम्‌ चित्र-पटल, चित्र रखने 
का तस्ता, बहे: मोर,-भानुः 1. आग 2. सूर्य (चित्र 
भातुविभातीति दिने रवौ रात्रौ वह्लो-काव्य० २, 
अंजन विधि का निदर्शन दिया गया है) 3. भैरव 
4. मदार का पौधा,--मण्डलः एक प्रकार का साँप, 
--मृगः चित्तीदार हरिण, मेखलः मोर, योधिन्‌ 
(पुं०) अर्जुन का विशेषण,--रथः 1. सूर्य 2. गंधर्वो 
के एक राजा का नाम, मुनि नामक पत्नी से कश्यप के 
१६ पुत्र हुए चित्ररथ उनमें से एक हू- अत्र मुनेस्त- 
नयरिचित्रसेनादीनां पञ्चदशानां भ्रातृणामधिको गुणैः 
षोडशर्चित्ररथो नाम समुत्पन्न:-काव्य ० १३६, विक्रम ० 


१,-- लेख (वि०) सुन्दर रूपरेखा वाला, अत्यन्त मंडला-.. 


कार-रुचिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे भ्रुवौ--गीत० 
१०, (खा), बाणासुर की पुत्री, उषा की एक सहेली 
(जब उषा ने अपना स्वप्न अपनी सहेली चित्रलेखा को 
सुनाया, तो उसने यह सुझाव दिया कि इस चित्र को 
आस-पास के राज्यों में घुमाया जाय, इस प्रकार जब 
उषा ने अनिरुद्ध को पहचान लिया तो चित्रलेखा ने 
अपने जादू के द्वारा अनिरुद्ध को उषा के महल में 
बुलवा दिया) ,--लेखक: चित्रकार,-लेखनिका चित्रकार 
की तूलिका, कुंची,--विचित्र (वि०) 1. रंगबिरंगा, 
चित्तकबरा 2. बेलबूटेदार,--विद्या चित्रकका-भाला 
चित्रकार का कार्यालय,--शिखण्डिन्‌ (पुश) सात 
ऋषियों (मरीचि, अंगिरस्‌, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 


और वसिष्ठ) का विशेषण, "जः बृहस्पति का विशेषण 
--संस्थ (वि०) चित्रित,--हस्तः युद्ध के अवसर पर 
हाथों की विशष अवस्थिति । 

चित्रकः [ चित्र] कन्‌ ] 1. चित्रकार 2. सामान्य शेर 
3. छोटा शिकारी चीता 4. एक वृक्ष का नाम,--कम्‌ 
मस्तक पर साम्प्रदायिक तिलक । 

चित्रल (वि०) [ चित्र+कल ] चितकबरा, चित्तीदार, 
लः रंगबिरंगा रंग । 

चित्रा [चित्र+-अच्‌ +-टाप्‌] चांद्र मास का चौदहवाँ नक्षत्र, 
हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचंद्रमसोरिव--रघु० १।४६। 
सम०--अटीरः, - ईशः चाँद । 

चित्रिकः [चेत्र य-क पृषो० साधुः] चेत्र का महीना । 

चित्रिणी [चित्र+णिनि, चित्र अस्त्यर्थे इनि वा] भांति २ 
के बुद्धिवेभव और श्रेष्ठताओं से युक्त स्त्री, रतिशास्त्र 
में वणित चार प्रकार (पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी 
और हस्तिनी या करिणी) की स्त्रियों में एक। 
रतिमंजरी में 'चित्रिणी' को परिभाषा इस प्रकार दी 
गई हे :--भवति रतिरसञ्चा नातिखर्वा न दीर्घा 
तिलकुसुमसुनासा स्निग्धनीलोत्पलाक्षी-घन कठिन- 
कुचाढया सुंदरी बद्धशीला, सकलगुणविचित्रा चित्रिणी 
चित्रवक्त्रा ॥ 5 ॥ 


चित्रित (वि०) [ चित्र! क्त ] 1. रंगबिरंगा, चित्तीदार 


2. चित्रकारी से युक्त । 

चित्रिन्‌ (वि०) (स्त्री ०--णी) [चि--इनि] 1. आइचये- 
कारी 2 रंगबिरंगा । 

चित्रीयते (ना० धा०- आ०-- 1. आश्चर्यं पैदा करना, 
आइचयंजनक होना-एवमृत्तरोत्तरभावरिचित्रीयते जीव- 
लोक:--महावी ० ५, भट्टिः १७६४, १८।२३ 
2. आश्चर्य करना । 

चिन्त्‌ (चुरा० उभ०-_चिन्तयति-ते, चिन्तित) 1. सोचना, 
विचारना, विमर्श करना, चिन्तन करना--तच्छत्वा 


>) 
पिङ्गलकरिचिन्तयामास-पंच० 1. चिन्तय तावत्केनापदे- 
शेन पुनराश्रमपदं गच्छामः--श० 2. सोचना, विचार 
करना, मन में छाना-तस्मादेततू (वित्त) न चिन्तयेत्‌ 
-- हि० १, तस्मादस्य वघं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ 
मनु० ८।३८१, ४।२५८, पंच० १।१३५, चौर० १ 
3. ध्यान करना, देखभाल करना, देखरेख रखना 
रघु ० ११६४ 4. प्रत्यास्मरण करना, याद करना, 
5. मालूम करना, उपाय करना, खोज करना, सोच 
कर उपाय निरकालना---कोऽप्युपायश्चिन्त्यताम्‌- हि० 
१ 6. खयाल रखना, सम्मान करना 7. तोलना, 
विशेषता बताना 8. चर्चा करना, निरूपण करना, 
प्रतिपादन करना, अनु--, बार बार चिन्तन करना, 
पिछला याद करना, मन में तोलना--श० २।९, भग० 
८८, परि -- , 1. सोचना, विचारना, कूतना--त्वमेव 


( ३८३ ) 


तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमहँत:--कु ० 
५1६७, भग० १०1१७ 2. चिन्तन करना, याद करना, 
ध्यान में लाना 3. तरकौब निकालना, मालूम करना, 
वि--, 1. सोचना, विचारना 2. चिन्तन करना, 
आकलन करना, घ्यानमग्न होना--श० ४1१ 
3. विचारकोटि में रखना, ध्यान रखना, खयाल करना 
--अस्मान्साघु विविन्त्य संयमवनानुच्चेः कुछ चात्मनः 
-+श० ४१६ 4. इरादा करना, स्थिर करना, निश्चय 
करत्ता--5. उपाय ढूँढना, मालूम करना, खोज 
निकालना, सम्‌--, 1. सोचना, विचारना, विमर्श 
करना, चिन्तनरत होना--याज्ञ ० १।३५९, चौर» ३२ 
2. (मन में) तोलना, विशेषता बताना । 


चिन्तनम्‌,--ना [ चिन्त्‌ +ल्युट्‌ | 1. सोचना, विचारना, 
चिन्तनरत होना-मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ मनु० १२1५ 
2. आतुर चिन्तन । 

चिन्ता [चिन्त्‌ +-णिच्‌+-अङ्‌+-टाप्‌] 1. चिन्तन, विचार 
2. दुःखद या शोकपूर्ण विचार, परवाह, फ़िकर 
चिन्ताजडं दर्शनम्‌ -श० ४।५, इसी प्रकार 'वीत- 
चिन्तः' १२ 3. विचारविमर्श, विचारण 4. (अलं० 
शा० में) चिन्ता-३३ संचारी भावों में से एक 
--ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यता इवासतापकृत्‌ 
--सा० द० २०१ । सम०--आकुल (वि०) चिन्ता- 
मग्न, व्याकुल, आतुर,-- कर्षन्‌ (नपुं०) चिन्ता करना 
षर (वि०) चिन्तनशील, चिन्तातुर, --मणिः 
काल्पनिक रत्न--(यह जिसके पास होता है, कहते 
हैं, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण कर देता है) दार्शनिकों 
को मणि--काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया 
--शा० १।१२, तदेकलुब्धे हृदि मेऽस्ति लब्धुं चिन्ता न 
चिन्तामणिमप्यनर्ध्यम्‌-ने० ३।८१, ' १।१४५,-बेइमन्‌, 
(नपुं ०) परिषद्‌ भवन, मंत्रणागृह्‌ । 

चिन्तिडी | ==तिन्तिडी, पृषो० तस्य चत्वम्‌ ] इमली का 
पेड़ । 

चिन्तित (वि०) [ चिन्त्‌ ]-क्त ] 1. सोचा हुआ, विमुष्ट 
2. उपेत, विचार किया हुआ । 

चिन्तितिः (स्त्री ०) चिन्तिया [चिन्त्‌+-क्तिन्‌, घ वा] सोच, 
विमर्श, विचार । 

चिन्त्य (सं० कृ०) [ चिन्त्‌ +-यत्‌ ] 1. सोचने-विचारने के 
योग्य 2. खोजने के योग्य, मालूम किये जाने या 
उपाय ढूंढ लिये जाने के योग्य 3. विचारसपपेक्ष, 
संदिग्ध, प्रष्टव्य -यच्च क्वचिदस्फुटालंकारत्वे उदा- 
हृतम्‌ (यः कौमारहरः""°) एतच्चिन्त्यम्‌ ---सा० द० १। 

चिन्मय (वि०) [चित्‌ +-मयट्‌] विशुद्ध बौद्धिकता से युक्त, 
आत्मिक (जैसे कि परमात्मा) ,-- यम्‌ 1. विशुद्ध ज्ञान- 
मय 2. परमात्मा । 

चिपट (वि०) [नि नता नासिका विद्यतेऽस्य नि+-पटच्‌, 


चि आदेशः] चपटी नाक वाला,-टः चिउड़ा, चपटा 
किया हुआ चावल या अनाज, चौले । 


चिपिटः [ निऽ-पिटच्‌ चि आदेशः ] दे० चिपट । सम» 
-ग्रीव (वि०) छोटी ददन वाला,-नास,-नासिक 
(वि०) चपटी नाक वाला । 

चिपिटकः, चिपुटः [चिपिट -|-कन्‌,--चिपिट पृषो० साधुः] 
चिउड़ा, चौले । 

चिबु (व) कम्‌ | चिव्‌ (ब) +-उ+-कन्‌, पृषो० ह्लस्वः ] 
ठोडी, चिबुकं सुदृशः स्पृशामि यावत्‌ --भामि० २।३४ 
याज्ञ ३।९८। 

चिमिः [चि+-मिक्‌ बा०] तोता । 


चिर (वि०) [चि+-रक्‌] दीर्घ, दीर्घकाल तक रहने वाला, 
दीघेकाल से चला आया, पुराना-चिरविरह, चिर- 
काल, चिरमित्रम्‌--आदि,-रम्‌ दीर्घकाल (विशे० 
'चिर' शब्द का अप्रधान कारकों में एक वचन क्रिया 
विशेषण की भाँति प्रयुक्त होता है और निम्नांकित 
अर्थ प्रकट करता हे :--'दीर्घकाल' 'दीर्घकाल तक! 
“दीर्घकाल के पश्चात्‌” 'दीर्घकाल से” आखिर कार' 
अन्त मे' आदि --न चिरं पर्वते बसेत्‌--मनु० ४६०, 
ततः प्रजानां चिरमात्मना घृताम्‌--रघु२ ३।३५, ६२, 
अमर्‌ ७९, कियच्चिरेणार्यपुत्रः प्रतिपत्तिं दास्यति --श० 
६, रघु० ५।६४, प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव 
“गरेघु० १४५९, कु० ५।४७, अमरु ३, चिरात्सुत- 
स्पर्शेरसञ्ञतां ययौ --रघु० ३३२६, ११।६३, १२६७, 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापति:--श० ५।१५, चिरे 
कुर्यात्‌-शत०। सम०--आयुस्‌ (वि०) दीघं आयु 
वाला (पुं०) देवता,--आरोधः विलम्बित घेरा, नाके- 
बन्दी,--उत्थ (वि०) दीघं काल तक रहने वाला, 
कार,--कारिक,-कारिन्‌ क्रिय (वि०) मन्थर, 
विलम्बी, ढीला, दीर्घसूत्री, कालः दीर्घकाल,-कालिक, 
~-कालीन (वि०) दीर्घकाल से चला आता हुआ, 
पुराना, दीर्घकाल से चालू, (रोग के विषय में) जीणे 
या दीघंकालानुबन्धी,--जात (वि०) बहुत समय पहले 
उत्पन्न, पुराना, -जऔीविन्‌ (वि०) दीधंजीवी (पुं०) 
उन सात चिरजीवियों का विशेषण जो 'अमर' समझे 
जाते हैं (अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः, 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः) पाकिन्‌ (वि०) 
देर से पकने वाला,--पुष्प: बकुल वृक्ष,-मित्रम्‌ पुराना 
मित्र, मेहिन्‌ (पुं०) गघा,---रात्रम्‌ बहुत रात, दीघं- 
काल, "उबित (वि०) जो दीर्घकाल तक रह चुका हो, 
--विप्रोषित (वि०) दीर्घकाल से निर्वासित, प्रवासी, 
~_सुतए- -सूतिका वह गाय जो कई बछड़े दे चुकी हो 
- सेवकः पुराना नौकर, --स्थ,-- स्थायिन्‌, --स्थित 
(वि०) टिकाऊ, देर तक चलने वाला, चालू रहने 
वाला, पायेदार । 


( ३८४ ) 


चिरञ्जीव (वि०) [चिरम्‌--जीव--अच्‌] दीर्घायु या | 
उम्र वाला,--वः काम का विशेषण । 

चिरण्टी, चिरिण्टी [चिरे अटति पितृगृहात्‌ भर्तृगेहम्‌--अद्‌ 
तीअच्‌, पृषो० तारा०] 1. विवाहित या अविवाहित 
लड़की जो सयानी होने पर भी अपने पिता के घर ही 
रहे 2. तरुणी, जवान स्त्री । 

चिरत्न (वि०) (स्त्री०--त्नी) [चिरे भवः - चिर-+-त्न] 
चिरकालीन, पुराना, प्राचीन । - 

चिरन्तन (वि०) (स्त्री० -नी) [चिरंम्‌--ट्युल्‌, तुट्‌, च] 
चिरागत, पुराना, प्राचीन,--स्वहस्तदत्त मुनिमासनं 
मुनिश्‍्चिरन्तनस्तावदभिन्यवीविशत्‌ - -दि० १।१५, 
चिरन्तनः सुहृद्‌--आदि । 

चिरायति (ना० धा० पर० (चिरायते भी)) विलम्ब 
करना, ढील देना-कथं चिरयति पाञ्चाली-वेणी० १, 
कि चिरायितं भवता, संकेतके चिरयति प्रवरो विनोद: 
"मृच्छ ३।३। 

चिरिः [चिनोति मनुष्यवत्‌ वाक्यानि -चि-- रिक्‌] तोता । 

चिर [चि-रक्‌] कन्धे का जोड 1 

चिर्भटी [चिर--भट्‌ -|-अच्‌ --डीष्‌, पृषो०] एक प्रकार की 
ककड़ी । 

चिल्‌ (तुदा० पर०--चिलति) कपड़े पहनना, वस्त्र घारण 
करना । त 

चिलमी (मि) लिका [चिल्‌+-मी (मि) लू --ण्वुल्‌ +-टापू, 
इत्वम्‌] 1. एक प्रकार का हार 2. जुगनू 3. बिजली । 

चिल्ल (म्वा० पर०--चिल्लति, चिह्लित) 1. ढीला होना, 
शिथिल होना पिलपिला होना 2. आराम से काम 
करना, क्रीड़ासक्त होना । 

चिल्लः, -ल्ला [चिल्लू + अच्‌, स्त्रियां टाप्‌] चील । सम० 
-“आभः गठकतरा, जेबकतरा । 

चिल्लिका,चिल्ली [चिल्ल्‌ ज-इन्‌+ कत्‌ +-टाप्‌, चिल्लि+- 
डीप्‌ | झोंगुर--तु० भिल्लिका । 

चिविः [चीव्‌-{-इन्‌ पृषो०] ठोडी । 

चिह्नम्‌ [ चिह्व--अच्‌ ] 1. निशान, घब्बा, छाप, प्रतीक, 
कुलचिल्ख, बिल्ला, लक्षणे--ग्रामेषु यूपचिह्नेषु - रघु० 
१।४४, ३।५५, संनिपातस्य चि ह्लानि-पंच० १।१७७ 
2. संकेत, इंगित--प्रसादचि ह्वाति पुरः फलानि - रघु० 
२।२२, - प्रहर्षचिह्ल २1६८ 3. राशिचिक्ल 4. लक्ष्य 
दिशा । सम० - कारिन्‌ (वि) 1. चिह्न लगाने वाला, 
दाग लगाने वाला 2. प्रहार करने वाला, घायल करने 
वाला, हत्या करने वाला 3. डरावना, विकराल । 

चिह्नित (व०) [चिल्ल +-क्त], 1. निशान लगा हुआ, संके- 
'तित, मुद्रांकित, किसी पद का बिल्ला लगाये हुए-याज्ञ ० 
२1८६, १।३१८, दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता 
राजशासनैः --मनु० १०।५५, २1१७० 2. दागी 
3. ज्ञात, अभिहित । 


चीत्कारः [ चीत्‌+ कृ+-घञ्ञ्‌ ] अनुकरणमूलक शब्द, कुछ 
जानवरों की क्रन्दन विशेषकर गधे की रॅक या हाथी 
की चिघाड़,-स विषीदति चीत्काराद्गर्दभस्ताडितो यथा 
दाहि० २।३१, वेनायक्यरिचिरं वो वदनविधुतयः पान्तु 
चीत्कारवत्यः मा० १।१। 

चीनः [चिञ-नक्‌, दीर्घः] 1. एक देश का नाम, वर्तमान 
चीनदेश 2. हरिण का एक प्रकार 3. एक प्रकार का 
कपड़ा - नाः (पुं० ब० व०) चीन देश के निवासी या 
शासक,-नम्‌ 1. झंडा 2. आँखों के किनारों पर बांधने 
के लिए पट्टी 3. सीसा । सम०--अंशुकम्‌,--वासस्‌ 
(नपुं०) चीन का कपड़ा, रेशम, रेशमी कपड़ा 
ना चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य-श० 
१1३४, कु० ७।३, अमरु ७५, -- कर्पूरः एक प्रकार का 
कपूर, - जम्‌ इस्पात, - पिष्टम्‌ 1. सिन्दूर 2. सीसा, 
-- वङ्कम्‌ सीसा । 

चोनाक: [चीन -]-अक्‌ +-अण्‌] एक प्रकार का कपूर | 

चीरम्‌ [चि--ऋन्‌ दीर्घश्च] 1. चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा, 
धज्जी, मनु० ६।६ 2. वल्कल 3. वस्त्र या पोशाक 
4. चार लड्यो का मोतियों का हार 5. चौड़ी धारी, 
रेखा, लकीर 6. रेखाएँ बनाकर लिखना 7. सीसा । 
सम० . परिग्रह,--वासस्‌ ( वि० ) 1. वल्कलधारी 
कु० ६९२, मनु० ११।१०१ 2. चिथड़े या फटे 
पुराने कपड़े पहने हुए । 

चीरिः (स्त्री) [चि--क्रि, दीं °] 1. आँखों को ढकने का 
पर्दा 2. झींगुर 3. नीचे पहनने वाले कपड़े की झालर 
या गोट । 

चीरि (रु) का [चीरि +-कं--क +-टाप्‌] [= चीरिका पृषो० 
साधुः] झीङगुर । 

चीणं (वि) [ चर्‌+-नक्‌, पृषो० अत ईत्वम्‌ ] 1. किया 
हुआ, अनुष्ठित, पालित 2. अधीत, दोहराया हुआ 
3. विदीर्ण किया हुआ, विभाजित, 1. सम० - पर्णः 
खजूर का पेड़ । 

चीलिका [ची+-ला-|-क+-टाप्‌ इत्वम्‌] bE \ 

चीब (भ्वा० उभ०-चीवति-ते) 1. पहनना, ओढ़ना 2. लेना 
ग्रहण करना 3. पकड़ना । 

चीक्रम्‌ [ चि+-ष्वरच्‌ नि० दीः, चीव्‌+-अरच्‌ वा] 
1. पोशाक, फटा-पुराना, चिथड़ा - प्रेतचीवरवसा 
स्वनोग्रया - रघु० ११।१६ 2. भिक्षुक का परिधान, 
विशेषकर बौद्ध भिक्षु के वस्त्र, चीवराणि परिधत्ते 
सिद्धा०, चीरचीवरपरिच्छदां- मा० १, प्रक्षालित 
मेतन्मया चीवरखण्डम्‌ --मृच्छ० ८। है 

चीवरिन्‌ (पुं०) [चीवर--इनि] 1. बौद्ध या जेन भिक्षुक 
2. भिक्षुक । ह 

चुक्कारः [चुक +-अच्‌ ==चुक्क--आ¬-रा+-क] सिह की 
गर्जन या दहाइ । 


( ३८५ ) 


चुक्रः [चक्‌ | रक्‌, अत उत्वं च] 1. एक प्रकार की अमलबेत 
या अम्ललोणिका 2. खटास, -क्रम्‌ खटास, अम्लता । 
सम० फलम्‌ इमलो का फल, -वास्तुकम्‌ खटमिट्ठा 
चोका, अम्ललोणिका । 

चुक्रा [चुक्र--टाय]| इमली का पेड़ । 

चुक्रिमन्‌ (पुं०) [चुक्र+इमनिच्‌] खटास, खट्टापन । 

चुचुकः,-कम्‌, चुचूकम्‌ [चुचु इति अव्यक्तशब्दं कायति 
>+क तक, पृषो ० दीघ] चूची का बिटकना या घुंडी । 


चुञ्चु (वि०) [कुछ समासों के अन्त में प्रयुक्त] प्रख्यात, 
प्रसिद्ध, विश्वत, कुशल- अक्षर), चार” आदि । 

चुण्टा, - डा [चुंट्‌ (ड)-+-अच्‌-+टापू] छोटा कुआँ या 
जलाशय । 

चुत्‌ (भ्वा० पर०--चोतति] चूना, टपकना, दे० च्युत्‌ । 

चतः {चुत्‌+-क| गुदा । 

चुद्‌ (चुरा० उभ० -चोदयति -ते, चोदित) 1. भेजना, 
निदेश देना, आगे फेकना, प्रेरित करना, हाँकना 
धकेलना--चोदयाइवान्‌ू--श० १ 2. प्रणोदित करना 
स्फूति देना, ठेलना, सजीव बनाना, उकसाना--रघु० 
४।२४, मार्यप्रदर्शन करना, फुसलाना--रघु० १०६७ 
3. शीघ्रता करना, त्वरित करना 4. प्रश्‍न करना, 
पूछना 5. साग्रह निवेदन करता 6, प्रस्तुत करना, 
तर्क या आक्षेप के रूप में सामने लाना, परि - 
1. धकेलना, निदेश देना, भेजना 2. उकसाना, प्रोत्सा- 
हित करना, प्र-, 1. ठेलना, प्रणोदित करना, स्फूति देना 
उकसाना-चापलाय प्रचोदितः-रधु० १॥९. 2. हाँकता, 
हाँकना, स्फृति देना, घकेलना 3. निदेश देना 

1. निदेश देना, उकसाना, ठेलना 2. फेकता. 

आगे बढ़ाना। 

चुन्दी (चुन्द्‌+अच्‌ नि० डीष्‌) दूती, कुटनी । 

चुप्‌ (भ्वा० पर० --चोपति) शनैः शर्त: चलना, दबे पाँव 
चलना, चुपचाप खिसकना । 

चुबुक: [--चिबुक, पृषो०] ठोडी । 

चुम्ब्‌ (भ्वा०--चुरा० उभ० - चुम्बति-ते, चुम्बयति--ते, 
चुम्बत) 1. चुंबन करना, (आलं० से भी) श्लिष्यति 
चुम्बति जलधरकल्पं हरिरुपगत इति तिमिरभनल्पम्‌-- 
गीत० ६, प्रियामुखं किपुरुषश्चृ चृम्बे-कु० ३1३८ अमरु 
१६, हि० ४।१३२ 2. सुकुमारता पूर्वक स्पर्श करना, 
छूते हुए चलना-उत्तर० ४।१५, परि --,चूमना --ऋतु ० 
६1१७, अमरु ७७। 

चुम्ब:,--बा [चुम्व्‌ --अक्‌, घडा वा, स्त्रियां टाप्‌] चुंबन, 
चूमना । 

चम्बकः | चुम्व्‌ +ण्वुल] 1. चूमने वाला 2. कामी, कामासक्त, 
कामुक 3. वदमाश,.ठग 4. जिसने चूम लिया, जिसने 
अनेक विषयों को छू लिया, पल्लवग्राही विद्वान्‌ 5. चुंबक 
पत्थर (चकमक) 

४९ 


चम्बनम्‌ [चुम्ब्‌ --ल्युट] चूमना, चुंबन-चुम्बनं देहि मे भाय 
कामचांडालतृप्तये--रस० । 

चुर्‌ (चुरा० उभ०--चोरयति--ते, चोरित) 1. लूटना, 
चुराना -मनु० ८1३३३ विक्रम० ३1१७ 2. (आलं०) 
वहन करना, रखना, अधिकार में करना, लेना, धारण 
करना-अचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ - शि० १।१६। 

चरा [चुर्‌ न-अ+-टाप्‌] चोरी । 

चुरिः--री (स्त्री) [ चुर्‌+कि, चुरि+डीष्‌ ] छोटा 
आँ 

बुक [ चुल--उकञज्म ] 1. गहरा कीचड़ 2. एक घुँटया 
हथेली भर पानी, चुल्लू,--ममौ स र समुद्र 
--नै० ८1४५, ज्ञात्वा विधातुइ्चलुकात्‌ -विक्र- 
माङ्क० १1३७ 3. छोटा बतेन । 

चुलुकिन्‌ (पुं०) | चुलुक--इनि ] सूँस, उलूपी । 

चुलुम्प्‌ (म्वा० पर० -चुलुम्पयति) 1. झूलना, डोलना, 
इधर उधर हिलना दोलायमान होना, उद्‌--1. झोटे 
लेना 2. आन्दोलित होना--अम्बोधर्नालिकेलीरसमिव 
चुलुके रुच्च्‌ लुम्पन्त्यपो ये--महावी० ५८ । 

च॒लुम्पः [ च्‌लुम्प्‌--घञ्ञ्‌ ] बच्चों को लाड प्यार करना । 

चुलम्पा [ चुल्म्प{-टाप्‌ | बकरी । 

चल्ल्‌ (म्वा० पर०--चुल्लति) खेलना, क्रीडा करना, 
प्रेमोन्माद में प्रीतिसूचक संकेत करना । 

चुल्लिः | चुल्ल्‌ इन्‌ ] चूल्हा । 

चुल्ली [ निल ल्ल+-डीष्‌ ] 1. चूल्हा 2. चिता । 

चूचुकम्‌, चूचूकम्‌ [ चूष्‌ + उकञ्ग्‌, षकारस्य चकारः, चूचुक 
पृषो ० | चूची का विटकना या घुण्डी-शि० ७।१९। 

चूडकः [ चूडान-कन्‌, ह्वस्वः | कूआँ । 

चडा [चूल न-अङ्‌, रस्य डः, दीघं ० नि०] 1. बालों की चोटी 
चुटिया (मुण्डन संस्कार के अवसर पर रक्खी हुई 
शिखा) रघु० १८।५१ 2. मुण्डन संस्कार 3. मुर्ग की 
या मोर की कलगी 4. ताज, मुकुट, उष्णीष 5. सिर 
6. शिखर, चोटी 7. चौबारा, अटारी 8. कुआँ 
. (कलाई में पहना जाने वाला) आभूषण । सम० 
--करणम,-_कर्मन्‌ (नपुं०) मुण्डन संस्कार-मतु० 
२1३५, ~पाज्ञः बालों का गुच्छा, केश सम्‌ ह-- चूडा- 
पाशे नवकुरबकम्‌ - मेघ० ६५-- मणिः,--रत्नम्‌ 
1. सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण, 
चूडामणि, शीर्षफूल (आलं० से भी) 2. बढ़िया श्रेष्ठ 
(प्रायः समास के अन्त में) । 

चूडार,--ल (वि०) [ चुडा+-%--अण्‌, चूडा+-लच्‌ ] 
1. सिर पर चूटिया रखने वाला, शिखायक्त 2. कल- 
गीदार । 

चूतः [ चूष्‌ +-क्त पृषो० | 2. आम का पेड, - ईषद्वद्धरज: 
कणाग्रकपिशा चूते नवा मञ्जरी-विक्रम० २।७, 
चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः-कु० ३।३२ 2. कामदेव 


( ३८६ ) 


के पाँच बाणों में से एक, दे० पंचवाण,--तम्‌ गुदा, 
मलद्वार । 

चूर्ण (चुरा० उभ० --चूर्णयति-ते, चूणित) चूरार करना, 
कुचछना, पीस देना 2. चकनाचूर करना, कुचल देना, 
“सम्‌,--रगड़ देना, कुचल देना--संचूर्णयामि गदया 
न सुयोधनोरु- वेणी० ११५। 

चूण:,- णंम्‌ [ चूर्ण | अच्‌ | 1. चूरा 2. आटा 3. घूल 
4. सुगन्धित चूरा, पिसा हुआ चन्दन, कपूर आदि 
--भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टि:--मेघ० ६८ णः 
1. खडिया 2. चूना! सम०- कारः चूना फूंकने 
वाला, --कुन्तलः घूघर, घुंघराले बाल, अलके-समं केर- 
लकान्तानां चूर्णकुन्तलवल्लिभि:--वितक्रमाङ्क? ४।२, 
“खण्ड कडूड, बजरी,--पारदः शिगरफ, सिन्दूर, 
— योगः गन्ध द्रव्यों का चूर्ण । 

चूर्णकः | चूर्ण--कन्‌ | भून कर पीसा हुआ अनाज, सत्तू 
-“कम्‌ 1. सुगन्धित चूरा 2. गद्य रचना की एक शैली 
जो कर्णकट्‌ शब्दों से रहित तथा अल्प समास वाली 
हो-- अकठोराक्षरं स्वल्पसमासं चूर्णकं विदु:--छं० ६। 

चर्णनम्‌ [ चूर्ण ‡-ल्यूट्‌ | कुत्रलना, पीसना । 

चूणिः,-र्णी ( स्त्री ) [ चूर्ण--इन्‌ , चूणि+ङीष्‌ ] 
1. पीसा हुआ, चूरा 2. सौ कौड़ियों का समूह । 

चूणिका [ चूर्ण न ठन्‌ +- टापू ] 1. भुना हुआ और पिसा 
हुआ अनाज, सत्तू 2. सरल गद्यरचना की एक शैली । 

चूणिंत (वि०) [ चूर्ण -- क्त ] 1. पीसा हुआ, चूरा किया 
हुआ 2. कुचला हुआ, रगड़ा हुआ, चूर-चूर किया 
हुआ, टुकड़े २ किया हुआ--कु० ५।२४। 

चलः [ चुल्‌ +-क पृषो० दीघं | बाल, केश,--ला 1. ऊपर 
का कक्ष 2. शिखर 3. धूमकेतु की शिखा ! 


चूलिका [ चूल-"ण्वुल्‌ पृषो० दीघं; | 1. मुर्गे की कलगी 
2. हाथी की कनपटी 3. (नाटकों में) नेपथ्य में पात्रों 
द्वारा किसी घटना का संकेत--अन्तर्जवनिकासंस्थे 
सूचनार्थस्य चूलिका सा० द० ३१०, उदा० महावीर- 
चरित के चौथे अंक के आरंभ में । 
(म्वा० पर०--चूषति, चूषित) पीना, चूसना, चूस 
लेना । 

चूषा [ चूष्‌ +-क+-टाप्‌ ] 1, (हाथी का) चमड़े का तंग 
2. चूसना 3. मेखला । 

बष्यम्‌ [ चूष्‌-+-ण्यत्‌ ] चसे जानं वाले भोज्य पदार्थं । 

चत्‌ | (तुदाऽ पर०--चृतति) 1. चोट पहुँचाना, मार 
डालना 2. बांघना, एक जगह जोड़ना, 1 (म्वा० पर० 
चुरा० उभ०--चर्तति, चर्तेयति--ते) जलाना, प्रज्व- 
लित करना । 

चेकितानः [ कित्‌ + यड +-शानच्‌, यङो लुक, धातोद्वित्वम्‌ ] 
1. शिव का विशेषण 2. यदुवंशीराजा जो पांडवों की 
भोर से महाभारत के युद्ध में लड़ा । 


चेटः,--डः [ चिट्‌+-अच्‌, वा टस्य डः ] 1. नौकर 2. विट, 
उपपति । 

चेटि (डि) का, चेटिः (टी) (डी) चिट्‌+प्वुल-- 
टाप्‌, इत्वं, पक्षे डत्वम्‌, ङीष्‌, डत्वम्‌ वा ] सेविका, 
दासी । 

चेतन (वि०) (स्त्रि०_नी) [ चित्‌ +ल्युट्‌ | 1. सजीव, 
जीवित, जीवधारी, सचेत, संवेदनशील - चेतनाचेतनेषु 
--मैेघ० ५, सजीव और निर्जीव 2. दुश्यमान,-नः 
1. सचेत प्राणी, मंनुष्य 2. आत्मा, मन 3. परमात्मा, 
ना 1. ज्ञान, संज्ञा, प्रतिबोध--चुलुकयति मदीयां 
चेतनां चज्चरीक:--रस ०, रघु ० १२1१४, चेतनां प्रति- 
पद्यते --संज्ञा फिर प्राप्त कर लेता है -2. समझ, प्रज्ञा 
~—पहिचिमाद्यामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना--रघु० 
१७।१ 3. जीवन, प्राण, सजीवता -भग० १३।६ 
4. बुद्धिमत्ता, विचारविमर्श । 

चेतस्‌ (नपुं०) [ चित्‌-+-असुन्‌ | 1. चेतना, ज्ञान 2. चितन- 
शील आत्मा तर्कना शक्ति 3. मन, हृदय, आत्मा 
-"चेत: प्रसादयति--भर्तु० २।२१, गच्छति पुरः शरीरं 
घावति पश्चादसंस्तुतं चेत:--श० १।३४। सम०--ज- 
न्मन्‌,-भवः,-भूः (पुं०) 1. प्रेम, आवेश 2. कामदेव, 
-“विकारः मन की विकृति, संवेग, क्षोभ । 

चेतोमत्‌ (वि०) [ चेतष्‌+-मतुप्‌ ] जिन्दा, जीवित । 


चेद्‌ (अव्य०) यदि, बशर्ते कि, यद्यपि (वाक्य के आरंभ में 
कभी भी प्रयोग नहीं होता) अयि रोषमुरीकरोषि 
नोचेत्किमपि त्वां प्रतिवारिधे वदामः--भामि० १।४४ 
-"कु० ४।९, इतिन्रेद्‌--न, यदि ऐसा कहा गया 
'““ (हम उत्तर देते हैं) तो ऐसा नहीं (विवादास्पद 
विषयों में बहुधा प्रयोग होता है) -- सन्निधानमात्रेण 
राजप्रभृतीनां दुष्टं कर्तृत्वमिति चेन्न -- शत०, अथ चेद्‌- 
परन्तु यदि । 
चेदिः (पं ब० व०) एक देश का नाम- -तदीशितारं चेदीनां 
भवांस्तमवमंस्त मा -शि० २।९५, ६३। सम? 
~वतिः,--भूभूत्‌ (पुं०) , राज्‌ (पुं ) --राजः शिशु- 
पाल, दमघोष का पुत्र, चेदिदेश का राजा-शि० २।९६, 
दे० “शिशुपाल । 
चेय (वि०) | चि+यत्‌ | 1. ढेर लेगाने के योग्य 2. एकत्र 
करने योग्य, संग्रह किये जाने के योग्य । 


चेल (म्वा० पर० - चेलति) . 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. हिलना, क्षुब्ध होना, कांपना । 

चेलम्‌ [ चिल्‌ | घडा ] 1. वस्त्र, पोशाक-कुसुम्भारुणं चारु 
चेलं वसाना--जग० 2. (समास के अन्त में) बुरा, 
दुष्ट, कमीना--भायचिलम्‌ =बुरी पत्नी । सम० 
---प्रक्षालकः धोबी । 

चेलिका [ चेल कन्‌ ] टाप्‌, इत्वम्‌ ] चोली, अंगिया ! 

चेष्ट्‌ (म्वा० आ०- चेष्टते, चेष्टित) 1. हिरूना-जुलना, 


( ३८७ ) 


हिलना-डुलना, सक्रिय होना, जीवन के चिह्न दिखलाना 

-र्‍यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌--मनु० 
१।५२ 2. प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयास करना, 
संघर्ष करना 3. अनुष्ठान करना, (कुछ कार्य) करना 
4. व्यवहार करना--वि --, 1. हिलना-ड्लना, चलना- 
फिरना, गतिशील होना, इधर-उवर फिरना 2. कार्य 
करना, व्यवहारं करना । . 

चेष्टकः [ चेष्ट्‌+- ण्वुल्‌ | संभोग का आसन विशेष, रतिबंघ । 

चेष्टनम्‌ [ चेष्ट्‌-+-ल्युट्‌ | 1. गति 2. प्रयत्न, प्रयास । 

चेष्टा [ चेष्ट्‌+अङ+-टाप्‌ ] 1. चाल, गति---किमस्माकं 
स्वामिचेष्टानिरूपणेन--हि० ३ 2. संकेत, कर्म-चेष्टया 
भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च ल्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः-मनु० 
८।२६ 3. प्रयत्न, प्रयास 4. व्यवहार । सम०- नाश 
सृष्टि का नाश, प्रलय, निरूपणम्‌ किसी व्यक्ति की 
गतिविधि पर आँख रखना । 

चेष्टित (भू० क० कृ०) [ चेष्ट्‌+-क्त] हिला, चला, 

हिला-इला,--तम्‌ 1. चाल, अंगभंगिमा, कमं 2. क्रिया, 
कर्मे, व्यवहार--कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ 
--रघु० ४1६८, तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ --भन्‌० २।४, 
काम करना । 

चैतन्यम्‌ [ चेतन --ष्यक्‌ ] 1. जीव, जीवन, प्रज्ञा, प्राण, 

संवेदन 2. (वेदान्त द० में) परमात्मा जो सभी प्रकार 
की संवेदनाओं का स्रोत और सब प्राणियों का मूल- 
तत्त्व समझा जाता हे । 

चेत्तिक (वि०) [ चित्त +ठक ] मानसिक, बौद्धिक । 

चेत्य:,--त्यम्‌ [ चित्य -अण्‌ | 1. सीमा चिह्न बनानेवाला 
पत्थरों का ढेर 2..स्मारक, समाघि-प्रस्तर 3. यज्ञ 
मण्डप 4. धामिक पूजा का स्थान, वेदी, वह स्थान 
जहाँ देवमूति प्रस्थापित रहती हुँ 5. देवालय 6. बौद्ध 
और जेन मन्दिर 7. गूळर का वृक्ष, या सड़क के 
किनारे उगने वाला गूलर का पेड़-मेघ० २३ (रथ्या- 
वृक्ष --मल्लि०)। सम०-_तयः, द्रुमः, वृक्षः किसी 
पवित्र स्थान पर उगा हुआ उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर का 
पेड़, पालः देवालय का संरक्षक, मुखः साघु-संन्यासी 
का जलपात्र या कमण्डलू । 

: [ चित्रायअण्‌ | एक चान्द्र मास का नाम जिसमें कि 
चन्द्रमा चित्रा नक्षत्र-पुंज में स्थित रहता हे, (यह 
महीना मार्च और अप्रेल के अंग्रेजी महीनों में आता 

) 2. बौद्ध भिक्षु,--त्रम्‌ मन्दिर, मृतक की समाधि । 
सम०--आवलिः (स्त्री) चेत्र की पूणिमा, 
कामदेव का विशेषण । 

चत्ररथम्‌,--ध्यम्‌ [ चित्ररथ! अण, ष्यव्य वा] कुबेर के 

उद्यान का नाम--एको ययौ चत्ररचप्रदेशान्‌ सौराज्य- 
रम्यानपरो विदर्भान्‌--रघु० ५।६०,५० । 

चेत्रि:, चेत्रिक:, चेत्न्‌ (पुं०) [ चत्री विद्यतेऽस्मिन्‌- चैत्री 


नइ, चित्रा+ठक्‌, इनि वा] चैत्रमास, चैत का 
महीना । 

चेत्री [ चित्रा+-अण्‌+-डीप्‌ ] चैत्र मास की पूर्णिमा । 

चेद्यः [ चेदि+-ष्यञ्ञ्‌ ] शिशुपाल,--अभिचैद्य प्रतिष्ठासु 
शि० २।१। 

चेलम्‌ [ चेलू+अण्‌ ] कपड़े का टुकड़ा, वस्त्र । 
धावः धोबी । 

चोक्ष (वि०) [ चक्ष्‌ घडा, पृषो० साधुः | 1. पवित्र, 
स्वच्छ 2. ईमानदार 3. होशियार, दक्ष, कुशल 
4. सुखकर, रुचिकर, प्रसन्नता देने वाला । 

चोचम्‌ [ कोचति आवृणोति-कुच्‌ --अच्‌ पृषो० ] 
1. वल्कल, छाल 2. चमड़ा, खाल 3. नारियल । 

चोटो-- [ चट्‌ +-अण्‌ +-डीप्‌ ] छोटा लहंगा, साया पेटी- 
कोट । 

चोडः | चोडति संवृणोति शरीरम--चुड --अच --डीप ] 
चोली अंगिया । 

चोदना [चुद्‌ +-ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] 1. भेजना, निर्देश 
देना, फेंकना 2. स्फूति देना, आगे हांकना 3. प्रोत्सा- 
हन देना, उकसाना, उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना प्रदान 
करना 4. उपदेश, पुनीत आदेश, वेदविहित विधि । 
सम०--गुढः खेलने के लिय गेंद । 

चोदित (भू० क० कृ०) [ चुद्‌--णिच्‌--क्त ] 1. भेजा, 
निर्दिष्ट 2. स्फूति दिया गया, हांका गया 3. उकसाया 
गया, प्रोत्साहित किया गया, उत्तेजित किया गया 
4. तकं के रूप म सामने प्रस्तुत किया गया । 

चोद्यम्‌ [ चुद्‌ +ष्यत्‌ | 1. आक्षेप करना, प्रश्‍न पूछना 
2. आक्षेप 3. आश्चयं । 

(चौ) रः [ चुर्‌+णिच्‌+-अच्‌, चुरा--ण ] चोर, लुटेरा 
“-सकल चोर गतं त्वया गृहीतम्‌ - विक्रम० ४।१६, 
इन्दीवरदलप्रभाचोरं चक्षुः--भतृं० ३४६७ । 

चो (चौ) रिका [ चोर--ठन्‌+-टाप्‌ ] चोरी, लूट । 

चोरित (वि०) [ चुर्‌ +णिच्‌+-क्त | चुराया गया, लूटा 
गया । 

चोरितकम्‌ [ चोरित--कन्‌ ] 1. चोरी, चौय, स्तेय 
2. चुराई हुई वस्तु । 

चोलः (पुं०, ब० व०) [ चुल्‌+-घञ्ञ्‌ ] दक्षिण भारत में 
एक देश का नाम, वर्तमान तंजौर, --छः,--ली, 
अंगिया चोली । 

चोलकः | चोल--क--क ] 1. वक्षस्त्राण 2. छाल या 
वल्कल 3. चोली । 

चोलकिन्‌ (पु ०) [ चोलक+-इनि ] 1. वक्षस्त्राण से सुस- 
ज्जित सैनिक 2. संतरे का पेड़ 3. कलाई । 

चोल (लो) ष्डुमः [ चोलस्य अ (उ) ण्डुक इव, ष० त०, 
शक० पर० ] साफा, पगड़ी, किरीट, मुकूट । 

चोषः [ चुष्‌ †-घञ्ग्‌ ] 1. चूसना, (आयु० में) सूजन । 


सम० 


( ३८८ ) 


चोष्यम्‌ = चूष्यम्‌ । 
चौड (ल) (वि०) (स्त्री--डी (ली)) [ चूडा--अण्‌ 
डलयोरभेदः ] 1. शिखायुक्त, कलगीदार 2. मुण्डन 
सम्बन्धी -डम्‌,- रम्‌ मृण्डन संस्कार । 
चौर्यम्‌ [ चोत ‡-ष्यञ्ग्‌ ] 1. चोरी, लूट 2. रहस्य, छिपाव 
सम ०--रतम्‌ छिपे छिपे स्त्री संभोग, वृत्तिः (स्त्री०} 
लूटने की आदत । 
च्यबनम्‌ [ च्यु +-ल्यूट्‌ ] 1. चलना-फिरना, गति 2. वञ्चित 
होना, हनि, वञ्चना 3. मरना, नष्ट होना 4. बहना 
टपकना । 
च्यु (स्वा आ०-च्यवते, च्युत) 1. गिरना, नीचे गिर 
पड़ना, फिसलना, डूबना (आलं० भी)--श० २।८ 
2. बाहर निकलना, बहना, बूंद २ करके टपकना 
धार निकाळना-स्वतशच्युतं वह्लिमिवाज्िरम्बुद:-रघु ० 
३।५८, भट्टि ९।७४ 3. विचलित होना, भटकना, 
अलग हो जाना, (कतव्य आदि) छोड़ देना (अपा० 
के साथ), अस्माद्धर्मान्न च्यवेत्‌- मनु० ७।९८, १२। 
७१,७२ 4. खो देना, वञ्चित होना--अच्योष्ट सत्त्वा 
न्नूपति:--भट्टि० ३।२०, ७९२ 5. अदृश्य होना, 
ओझल होना, नष्ट होना, गायब होना --रघु०८।६५, 
मनु० १२।९६ 6. घटना, कम होना; परि--, 1. चले 


छः [छो--ड, क वा], अंश, खंड । 

छगः (स्त्री०--गी) [छ यज्ञादौ छेदनं गच्छति--छ-|-गम्‌ 
~ ड] बकरा । 

छगलः (स्त्री ली) [ छो-|-कल, गुक, हुस्व: ] बकरा, 
लम्‌ ---नीला कपड़ा । 

छगलकः [छगल-]-कन्‌] बकरा । 

छटा [छो--अटन्‌ --टाप्‌] 1. ढेर, पुंज, राशि, संघात 
-~-सटाच्छटा भिन्नघनेन--शि० १।४७ 2. प्रकाश 
किरण-समूह, कान्ति, दीप्ति, प्रकाश--शि० ८1३८ 
3. अविच्छिन्न रेखा, लकीर-छातेतराम्बुच्छटा-काव्य ०। 
सम०-- आभा बिजली सुपारी का वृक्ष । 

छत्रः [छादयति अनन इति--छद्‌ +-णिच्‌ -+-त्रन, हस्वः] 
कुकुरमुता, खुंभी,--त्रम्‌ छाता, छतरी -- अदेयमासीत्‌ 
त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे--रघु० 
३।१६ मतु० ७।९६। सम०--घरः,-- घारः छत्र पकड़ 
कर चलने वाला,~-धारणम्‌ 1. छाता लेकर चलना, 
या छाता रखना-मनु० २।१७८ 2. राजकीय 


जाना, उड़ जाना, बच्च जाना 2. प्रगसन करना 
3. अटकना, अलग हो जाना, छोड़ देना 4. खोना, 
वञ्चित होना 5. गिर पड़ना, नीचें गिरना, प्र,-- अलग 
हो जाना, नीचे गिर पड़ना आदि (लगभग वह सब 
अर्थ जो परि पूर्वक 'च्यु' के होते हैं) । 

(म्वा० पर०--च्योतति 1. बूंद २ गिर कर बहना, 
रिसना, चूना, झरना--इदं शोणितमम्यग्रं संप्रहारेऽ- 
च्यृतत्तयो:--भटूटि० ६।२८ 2. गिरपड्ना, नीचे 
गिरना, फिसलना---इदं कवचमच्योतीत्‌--भट्टि० 
६।२९ 3. गिराना, बहाना । 

च्युत (भू० क० कृ०) [च्यु क्त, च्युतू--क वा] 1. नीचे 
गिरा हुआ खिसका हुआ, गिरा हुआ 2. दूर किया 
गया, बाहर निकाला गया 3. विचलित, भूला हुआ 
4. खोया गया । सम०--अधिकार (वि०) पदच्युत 
किया गया,--आत्मन्‌ (वि०) दूषित आत्मा वाला, 
दुष्टात्मा -कु० ५।८१। 

च्युतिः (स्त्रीश) [च्यु+-क्तिन्‌] 1. अघः पतन, अवपतन 
2. विचलन 3. बूंद २ गिरना, रिसना 4. खोना, 
वञ्चित होना--घैयंच्यूति कुर्याम्‌-३।१० 5. अदृश्य 
होना, नष्ट होना 6. योनिच्छद, 7. गुदा । 

च्युतः [==च्युतः पृषो ० उकारस्य दीर्घः] आम का वृक्ष । 


अधिकार के खूप में छत्र धारण करना,--पतिः 1.राजा 
जिसके ऊपर राज्य की मर्यादा के चिह्वस्वरूप छत्र 
किया जाय, प्रमुसत्ताप्राप्त सम्राट्‌ 2. जंबुद्वीप के 
प्राचीन राजा का नाम,--भङ्कः 1. राजकीय छत्र का 
विनाश, राज्य का नाश, राजगद्दी से उतारा जाना, 
सिहासनच्यूति 2. पराश्चयता 3. रज्ञामन्दी 4. परित्यक्त 
अवस्था, वघव्य । 

छत्रकः [छच)-के+-क] शिव की पुजा के लिए मन्दिर, 
“कम्‌ कुकुरमृत्ता, खुम्भी । 

छत्रा, छत्राकः [छद्‌ 4-ष्टून्‌+-टाप्‌, छत्रा--कन्‌] कुकुरमृत्ता, 
खुम्भी-मनु० ५॥१९--याज्ञ० १।१७६। 

छत्रिकः [छत्र +-ठन्‌] छाता लेकर चलने वाला । 

छत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [छत्रत-इनि] छाता रखने 
वाला या लेकर चलने वाला--(पुं०) नाई । 

छत्वरः [छद्‌ ‡-ष्वरच्‌] 1. घर 2. कुञ्ज, पर्णशाला । 

छद्‌ (म्वा०--चुरा० उभ०- छदति-ते, छादयति-तै, 
छन्न, छादित) 1. ढकना, ऊपर से ढाँप देना, पर्दा करना 


( ३८९ ) 


--हैमैरछन्ना--मेघ>० ७६, चक्षु: खेदात्सलिलगुरुभिः 
पक्ष्मभिइछादयन्तीम्‌-मेघ० ९०; छल्नोपान्त' ` ` * 
काननाम्रे:--१८ 2. (चादर की भांति) बिछाना, 
ढापना 3. छिपाना, ढक लेना, ग्रहण लगना (आलं०), 
गुप्त रखना -ज्ञानपूर्वं कृतं कमे छादयन्ते ह्यसाधवः 
--महा०, छन्नं दोषमुदाहरन्ती--मुच्छ० ९।४,--अब, 
छिपाना, ढकना, ढापना, आ-- 1. ढापना-- 
नाच्छादयति कौपीनम्‌--पंच० ३।९७ 2. छिपाना, 
ढकना--भानोराच्छादयत्प्रभाम्‌-महा० 3. वस्त्र 
घारण करना, कपड़े पहनना--मनु० ३।२७, वस्त्र- 
माच्छादयति, उद्‌--उघाड़ना, कपड़े उतारना, उप 
1. आच्छादित करना 2. छिपाना, ढकना, परि 
1. डांपना, पहनना दर्भेस्तं परिच्छाद्य -पंच० २, 
द्वीपिचर्मपरिच्छन्तः (गर्दभः) हि० ३।९ 2. छिपाना, 
ढांपना, प्र--, 1. ढांपना, लपेटना, पर्दा डालना, अव- 
गुंठित करना--(वनं) प्राच्छादयदमेयात्मा नीहारे- 
णेव चन्द्रमाः -महा० 2. छिपाना, ढकना, भेस बद- 
लना --प्रच्छादय स्वान्‌ गुणान्‌--भवुँ० २।७७ प्रदानं 
च्छन्नम्‌ २।६४, मनु० ४।१९८, ९०1४०, चौर० ४ 
3. कपड़े पहनना, वस्त्र घारण करना 4. रुकावट 
डालना, रोड़ा अटकाना, प्रति--, 1. छिपाना, ढकना 
2. ढांपना, लपेटना सम्‌--,1. छिपाना 2. अवगुंठित 
करना, लपेटना । 

छदः, छदनम्‌ [ छद्‌ +अच्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. आवरण, चादर, 
अल्पच्छद, उत्तरच्छद आदि 2. स्कन्ध, पक्ष-छदहेम 
कषन्निवालसत्‌--नै० २।६९ 3. पत्र, पर्णं 4. म्यान, 
खोल, गिलाफ, पेटी, बक्स । 

छदिः (स्त्रो) छदिस्‌ (नपुं०) [ छद्‌+-कि, इस्‌ वा ] 
1. गाड़ी की छत 2. घर को छत या छप्पर । 

छ्न्‌ (नपुं०) [ छद्‌ +-मनिन्‌ ] 1. धोखा देने वाले वस्त्र, 
कपटवेश 2. दलील, बहाना, ब्याज--ब्रह्मछय़ा सामथ्य- 
सारः--महावी० २२५, पलितछद्मना जरा-रघु० 
१२।२, शि० २२१ 3. जालसाजी, बेईमानी, चालाकी 
--छझना परिददामि मृत्यवे--उत्तर० १।४५, मनु० 
४।१९९, ९।७२। सम०--तापसः बना हुआ तपस्वी, 
पाखडी,--रूपेण (अव्य०) अज्ञात रूप से, भेस बदल 
कर,--बेशिन्‌ (पुं०) खिलाड़ी, ठय, भेस बदले हुए । 

छद्मिन्‌ (वि०) (स्त्री नो) [ छद्मन्‌ + इनि ] 1. जाल- 
साज, घोखेबाज 2. भेस बदलते हुए (समास के अन्त 

) उदा०--ब्राह्मण छद्धिन्‌=ब्राह्मण का रूप धारण 

किये हुए 

छन्द (चुरा० उभ०--छंदयति -ते, छंदित) 1. प्रसन्न 
करना, तुष्ट करना 2. फुसलाना, बहुकाना 3. ढाँपना 
4. प्रसन्न होना, उप--1. चापलूसो करना, फुसलाना 
आमन्त्रित करना-त्वयोपछन्दित उदकेन--श० ५, 


पानी पीने के लिए फुसलाया गया 2. प्रार्थना करना, 
निवेदन करना 3. अनुनय करना 4. कुछ देना । 

छन्दः [छन्द्‌ [घडा] 1. कामना, इच्छा, कल्पना, चाह, 
अभिलाषा,--विज्ञायतां देवि यस्ते छन्द इति-_विक्रम० 
३, जैसा आप चाहें 2. स्वतन्त्र इच्छा, अपनी छाँट, 
मन की मौज, कामचार, स्वतन्त्र या इच्छानुकूल 
आचरणं--षष्ठे काले त्वमपि दिवसस्यात्मनरछन्दवर्ती 
--विक्रम० २।१, गीत० १, याज्ञ २।१९५, स्वछन्दम्‌ 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार, निरपेक्ष रूप से 
3. (अतः) वश्यता, नियन्त्रण 4. मतलव, इरादा 
आशय 5. जहर । 

छन्दस्‌ (नपुं०) [छन्द्‌+असुन्‌] 1. कामना, चाह, कल्पना 
इच्छा, मरज़ी--(गृह्लीयात्‌) मूर्खं छन्दोऽनुवृत्तन या 
थातथ्येन पण्डितम्‌ --चाण० ३३ 2. स्वतन्त्र इच्छा, 
स्वेच्छाचरण 3. मतलब, इरादा 4. जालसाजी, 
चालाकी, धोखा 5. वेद, वैदिक सूबतों का पावन पाठ 
--स च कुलपतिराद्यरछन्दसां यः प्रयोबता--उत्तर° 
३।४८, बहुलं छन्दसि-पाणिनि के द्वारा बहुधा प्रयुक्त, 
प्रणवश्छन्दसामिव - रघु० ११११, याज्ञ ० १।१४३, मनु ० 
४।९५ 6. वत्त, छन्द --ऋक छन्दसा आशास्ते-श० ४, 
गायत्री छन्दसामहम्‌-भग० १०।३५, १३।१४ 7. छन्दों 
का ज्ञान, छन्दः शास्त्र (छः वेदाद्भों में से छन्दः शास्त्र 
भी एक वेदाङ्ग माना जाता है- अन्य वेदाङ्ग हैं:-- 
शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष) । सम० 
--कृतम्‌ वेद का पद्यात्मक भाग या कोई दूसरी पावन 
रचना--यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ 
--भनु० ४।१००,-गः (छन्दोगः) 1. इलोकों का 
सस्वर पाठ करने वाला 2. सामगायक था सामगान 
का विद्यार्थी -मनु० ३।१४५, (छन्दोगः सामवेदाध्यायी) 
—_भङ्कः छन्दः शास्त्र के नियमों का उल्लंघन,-विचितिः 
(स्त्रीश) 'छन्दः परीक्षा छन्दः शास्त्र का एक ग्रन्थ 
--कभी कभी इसे दण्डिरचित माना जाता है- छन्दो- 
विचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निर्दोशतः-काव्या० १।१२। 

छन्न (वि०) [ छद्‌+-क्त ] 1. ढका हुआ 2. छिपा हुआ, 
गुप्त, रहस्य आदि, दे० 'छद्‌' । 

छमच्डः [ छम्‌ +-अण्डन्‌ ] अनाथ, मातूपितुहीन, जिसका कोई 
सम्बन्धी न हो ह 

छर्दै (चुरा० उभ०--छर्दयति, छदित) वमन करना, के 
करना । 
छदनं छदिः (स्त्री०), छदिका छदिस्‌ (स्त्री०) 
[ छदै --घज्न,, ल्युट्‌, इन्‌ छददि--कन्‌--टाप्‌, छदे -- 
इति वा ] वमन, क॑ करना, अस्वस्थता । 

छल:,--लम्‌ [ छल --अच्‌ ] 1. जालसाजी, चालाको, धोखा, 
दगाबाजी--विद्यहे शठपलायनच्छलानि-रघु० १९1३१, 
छलमत्र न गृह्मते--मृच्छळ ९1१८, याज्ञण १1६६१, 


( ३९० ) 


मनु० ८1४९, १८७, अमरु १६, शि० १३।११ 2. बद- 
माशी, धूर्तता 3. दलील, बहाना, ब्याज, बाह्यरूप, 
(इस अर्थ में बहुधा “उत्प्रेक्षा' बतलाने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता हे), परिखावलयच्छलेन या न परेषां 
ग्रहणस्य गोचरा--नै० २1९५, प्रत्यप्ये पुजामुपदाच्छ- 
लेन--रघु० ७।३०, ५४, १६1२८, भट्टि ० १।१, अमरु 
१५, मा० ९।१ 4. इरादा 5. दुष्टता 6. हेत्वाभास 
7. योजना, उपाय, तरकीब । 

छलनं,--ना [ छल्‌ +-ल्युट्‌, स्त्रियां टापू च } घोखा देना, 
ठगना, बुद्धि में दूसरे को पराजित करना । 

छलयति (ना० धा० पर०) अपनी चतुराई से बुद्धि में दूसरे 
को पराजित करना, धोखा देना, ठगना --बलि छलयते 
गीत० १, शैवाललोलांश्छलयन्ति मीनान्‌ -रघु० १६। 
६१, भग० १० 1३६, अमरु ४१। 

छलिकम्‌ {छल +-ठन्‌] एक प्रकार का नाटक या नृत्य-- 
छलिक दुष्प्रयोज्यमुदाहरन्ति--मालवि० २। 

छलिन्‌ (पुं०) [छल -{-इनि] ठग, उचक्का, शठ । 

छल्लि,--ल्ली (स्त्री) [छद्‌-)-क्विप्‌, तां लाति ला-क 
गौरा? ङीष्‌] 1. वल्कल, छाल 2. फैलने वाली लता 
3. सन्तान, प्रजा, सन्तति, औलाद । 

छविः (स्त्री०) [छयति असारं छिनत्ति तमो वा--छो--वि 
किच्च वा डीप्‌] 1. आभा, चेहरे की सुर्खी, चेहरे का 
रंगरूप--हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः--रघु० ९1३८, 
छविः पाण्डुरा --श० ३।१०, मेघ० ३३ 2. सामान्य 
रंगरूप 3. सौन्दर्य, आभा, कान्ति--छविकरं मुखचूणं- 
मृतुश्चियः--रघु० ९।४५ 4. प्रकाश, दीप्ति 5. त्वचा, 
खाल । 

छाग (वि०) (स्त्री० -गी) [छो+-गरन्‌] बकरे या बकरी 
से सम्बन्ध रखने वाला - याज्ञ० १।२५८,--गः (स्त्री० 
गी) 1. बकरा बकरी, ब्राह्मणश्छागतो यथा (वंचितः) 
--हि० ४५३, मनु० ३।२६९ 2. मेष राझि,--गम्‌ 
बकरी का दूध | सम०--भोजन (पुं०) भेडिया,--मुखः 
कातिकेय का विशेषण, - रथः, -- वाहनः आग की देवता 
अग्नि की उपाधि । 

छागणः [छगण +-अण्‌] सूखे कण्डों की आग । 

छागल (वि०) (स्त्री ली) [ छगल+-अण्‌ ] बकरी से 
प्राप्त होने वाला या उससे सम्बद्ध, लः बकरा । 

छात (वि०) [छो-{-क्त] 1. काटा गया, विभक्त 2. निर्बल 
दुबलापतला, कृश । 

छात्रः [छत्रं गुरोवॅगुण्यावरणं शीलमस्य - सिद्धा० छत्र--ण] 
विद्यार्थी, जिष्य,--त्रमु एक प्रकार का मधु । सम० 
--गण्डः काव्य का अन्यमनस्क विद्यार्थी जिसे इलोकों 
का केवळ आरम्भिक पद याद हो, दर्सनम्‌ एक दिन 
रुक्खे हुए दूध से निकाला हुआ मक्खन,--व्यंसकः 
मन्दबुद्धि या धूर्तं विद्यार्थी । 


| छावम्‌ [छद्‌ +-णिच्‌}-घञ्न्‌] छप्पर, छत । 

छादनम्‌ [खद्‌ {णिच्‌ +ल्युट | 1. आवरण, पर्दा (आल० 
भी) विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः-भतृं ° २।७ 2. छिपाना 
3. पत्र 4. परिघान । 

छादित (वि०) दे० छन्न । 

छाद्यिक: [छद्मन्‌ +-ठक्‌] धूतं, कपटी - मनु० ४१९५ । 

छान्दस (वि०) (स्त्री०--सी) [छन्दस्‌ +-अण्‌] 1. वैदिक, 
वेदों के लिए विशेष शब्द जैसा कि “छान्दसः प्रयोगः” 
2. वेदाध्यायी, वेदज्ञ 3. पद्यमय, छन्दोबद्ध,- सः वेद- 
ज्ञाता ब्राह्मण । 

छाया [छो--य--टाप्‌] 1. छाँह, छाँव (त० समास के अन्त 
में 'छाय' हो जाता है जब कि छाँह की सघनता का 
बोध अपेक्षित हो--उदा० इक्षुच्छायनिषादिन्यः --रघु० 
४।२०, इसी प्रकार ७1४, ५०, मुद्रा० ४।२१,) छाया- 
मधः सानुगतां निषेव्य--कु० १।५, ६।४६, अनुभवति 
हि मूर्ध्ना पादपस्तीब्रमुष्ण शमयति परितापं छायया 
संश्चितानां--श० ५।७, रघु० १।७५, २।६, ३।७०, 
मेघ० ६७ 2. प्रतिबिम्वित मूत, अक्स--छाया न 
मूर्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दपंणतले सुलभावकाशा 
--श० ७।३२ 3. समरूपता, समानता 4. असत्य 
कल्पना, दृष्टिञ्रम 5. रंगों का समामिश्रण 6. दीप्ति, 
प्रकाश -छायामण्डललक्ष्येण - रघु० ४1५, रत्नच्छाया- 
व्यतिकरः--मेघ० १५।३६ 7. रंग--मा०६।५ 8. चेहरे 
की रंगत, स्वाभाविक रगरूप,-- केवलं लावण्यमयी 
छाया त्वां न मुज्चति--श० ३, मेघेरन्तरितुः प्रिये तव 
मुखच्छायानुकारी शशी--सा० द० 9. सौन्दर्य-क्षाम- 
च्छायं भवनम्‌--मेघ० ८०।१०४ 10. रक्षा 11. पंक्ति, 
रेखा 12. अन्धकार 13. रिश्वत 14. दुर्गा 15. सूर्य की 
पत्नी (यह सूर्य की पत्नी संज्ञा की प्रकृति--या छाया 
ही थी, फलतः जिस समय संज्ञा अपने पति को बिना 
बताये अपने पिता के घर चलीग ई तो छाया से सूर्य के 
तीन सन्तान हुई - दो पुत्र-सावणि और शनि, एक 
कन्या -तपनी) । सम० - अडू: चन्द्रमा,--करः छाता 
लेकर चलने वाला, -- ग्रहः शीशा, दर्पण,--तनयः,--सुत; 
सुर्यपुत्र शनि,--तरः वह वृक्ष जिसकी छाया घनी हो, 
छायादार पेड--मेघ० १-- द्वितीय (वि०) वह जिसका 
साथ एक मात्र छाया हो, अकेला,--पथ: पर्यावरण 
-रघु० १३।२,--भृत्‌ (पुँ०) चन्द्रमा,--मानः चन्द्रमा, 
नम्‌ छाया का मापना,--मित्रम्‌ छतरी, मुगधरः 
चन्द्रमा,--यन्त्रम्‌ छाया द्वारा काल का ज्ञान कराने 
वाला यन्त्र, घूपघड़ी । 


छायामय (वि०) [ छाया+मयट्‌ ] प्रतिबिम्बित, छायादार। 
छिः (स्त्री) [ छोनकि बा० ] गाली, अपशब्द । 

छिक्का [ छिक्‌ -- कं --क टाप्‌ | छींकना, छींक । 

छित (वि०) दे 'छात' । 


| ( ३९१ ) 


छित्तिः (स्त्री०) [ छिद्‌--क्तिन्‌ | काटना, टुकड़े-टुकड़े 
करना । 

छित्बर (वि०) (स्त्रीण-री) [छिद्‌ +-ष्वरप्‌ पूषो० 
दस्य तः ] 1. काटना, काट देना, चीरना, कटाई करना, 
फाड़ना, छेदना, टुकड़े २ करना, विदीर्ण करना, खण्ड- 
खण्ड करना, विभक्त करना--नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि- 
भग० २।२३, रघु० १२।८०, मनु० ४६१, ७० याज्ञ० 
२।३०२ 2. बाधा डालना, विघ्न डालना 3. हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना, शान्त करना, मारना-तृष्णां 
छिन्धि भर्तृ २।७७, एतन्मे संशयं छिन्धि मतिम 
संप्रमुह्यति-महा०, राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च 
सुरद्विषाम्‌, अर्घचन्द्रमुखैर्बाणश्चिच्छेद कदलीमुखम्‌- 
रघु० १२।९६, कु० ७।१६, अव,--काट डालना, 
टुकड़े २ कर देना, अलग २ करना, विभक्त करना 
2. भेद बताना, विवेचन करना. 3. सुधारना, परिभाषा 
देना, सीमित करना (इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
न्याय में बहुमत से होता है), दे० अवच्छिन्न आ,-- 
1. काट डालना, फाड़ना, टुकड़े २ करना 2. छीनना, 
खसोटना, ले लेना कु० २1४६, मा० ५1२८ 3. काट 
डालना, अलग कर देना--मनु० ४।२१९ 4. हटाना, 
खींचकर दूर करना 5. खींचना, खींचकर दूर 
करना, उद्धत करना, निकालना 6. अवहेलना करना, 
ध्यान न देना, उद्‌--,1. काट डालना, नष्ट करना, 
उन्मूलन करना, उखाड़ देना--नोच्छिद्यादात्मनो मूलं 
परेषां चातितृष्णया--महा०, कि वा रिपूंस्तव गुरुः 
स्वयमुच्छिन्नत्ति--रघु० ५।७१, २।२३, पंच० १।४७ 
2. हस्तक्षेप करना, विघ्न डालना, रोकना- अर्थेन तु 
विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेघसः, उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वाः 


ग्रीष्मे कुसरितो यथा--पंच० २८४, मनु० ३।१०१ 
परि-- 1. फाडना, काट डालना, टुकड़े-टुकड़े करना 
2. घायल करना, अंग-भंग करना 3. अलग करना, 
विभक्त करना, जुदा करना-शतेन परिच्छिद्य-सिद्धा ० 
4. सही-सही निश्चित करना, सीमा बनाना, परिभाषा 
करना, निश्‍चय करना, भेद बताना विवेचन करना, 
मध्यस्था भगवती नौ गुणदोषतः परिच्छेत्तु मह॑ति 
~ मालवि० १, (न) यञः परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌-रघु० 
६।७७, १७।५९, कु० २1५८ प्र--, 1. काट डालना, 
टुकड़े २ करना 2. ले जाना, वापिस लेना वि--, 
1. काट डालना, तोड़ना, फ़ोड़ना, विभक्त करना-यदर्धे 
विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्‌--श० ११९, 
रघु० १६।२०, भर्ते० १।९६ 2. बाघा डालना, तोड़ 
देना, समाप्त करना, खतम करना, नष्ट करना, 
(कुल का दीपक) बुझा देना-विच्छि्यमानेऽपि कुले 
प्रस्य-भट्टि० ३।५२,,अमरु ७४, स्म्‌,--1. काटना, 
काट डालना, विभक्त करना 2. दूर करना, 


साफ कर देना, निवारण करना, हटाना (संदेह 
आदि) । 

छिद्‌ (वि०) | छिद्‌ + क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) काटने 
वाला, विभख्त करने वाला, नष्ट करने वाला, हटाने 
वाला, खण्ड-खण्ड करने वाला--श्रमच्छिदामाश्रमपाद- 
पानाम्‌ ~ रघु० ५।६ -पङ्कुच्छिदः फलस्य--मालवि० 
२।८। 

छिदकम्‌ [ छिद्‌ +क्व्‌न्‌ | 1 इन्द्र का वज्ञ, 2. हीरा । 

छिदा [ छिद्‌-अङ्‌+-टाप्‌ ] काटना, विभाजन । 

छिदिः (स्त्री) [ छिद्‌ ऋ-इन्‌ ] 1. कुल्ह!ड़ा 2. इन्द्र का 
वज्त्र। 

छिदिरः [ छिद्‌ +-किरच्‌ ] 1. कुल्हाड़ा 2. शब्द 3. अग्नि 
4. रस्सा, डोरी । 

छिदुर (वि०) [ छिद्‌ +कुरच | 1. काटने वाला, विभक्त 
करने वाला 2. आंसानो से टूटने वाला 3. टूटा हुआ, 
अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त-सलक्ष्यते न च्छिदुरोऽपि 
हारः--रघु० १६।६२ 4. शत्रु 5. धूतं, बदमाश, शठ । 


छिद्र (वि०) [ छिद्‌ +- रक्‌, छिद्र न अच्‌ वा ] छिदा हुआ, 
छिद्रों से यूक्त,-ब्रम्‌ 1. छिद्र, दरार, फाँट, कटाव, 
रन्ध्र, गर्त, विवर, दरज--नवच्छिद्राणि तान्येव प्राण- 
स्यायतनानि तु-याज्ञ० ३।९९, मनु० ८।२३९ अयं 
पटरिछद्रशतैरलडङक्तः-मृच्छ० २।९, इसी प्रकार काष? 
घूमि० 2. दोष, त्रुटि, दूषण-(वं हि सर्षपमात्राणि पर- 
च्छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि. त 
पश्यसि--महा० 3. भेद्य या क्षीण अंश, दुर्बल पक्ष, दोष, 
न्यूनता--नास्य छिद्रं परो विद्याद्वि्याच्छिद्रं परस्य तु, 
गूहेत्‌ कर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः-मनु० ७।१०५, 
१०२, छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः हिं० १।८१ 
(यहां 'छिद्र' का अर्थ 'सूराख' भी है), पञ्च० ३1३९ 
सम०-- अनुजीविन्‌, अनुसन्धानिन्‌, --अनुल्ारिन. -- 
अन्वेषिन्‌ (वि०) 1. दोष या त्रुटियाँ &ढ़नें वाला 
2. दूसरों की दूषित. बातों को खोजने वाला, दूसरों में 
दोष निकालने वाला, छिद्रान्वेषी--सर्पाणां दुर्जनानां च 
परच्छिद्रानुजीविनां-पञ्च० १,--अन्तरः बेत, नर- 
कुल, सरकण्डा,-- आत्मन्‌ (वि०) जो अपनी त्रुटियाँ 
दूसरों पर प्रकट कर देता हैं, - कर्ण (वि०) जिसने 
कान बिंधवा लिये हैं, - दर्शन (वि०) 1. दोषों का 
प्रदर्शन करने वाला 2. दोषदर्शी । 

छिद्रित (वि०) [ छिद्र--इतच्‌ ] 1. छिद्रों से युक्त 2. बिधा 
हुआ, छिदा हुआ । 

छिन्न (भू० क० कृ०) [छिद्‌+-क्त] 1. कटा हुआ, विभक्त 
किया हुआ, विदीणं, कटा हुआ, खण्डित, फाड़ा हुआ, 
टूटा हुआ 2. नष्ट हुआ, दूर किया हुआ-- दे० छिद्र, 
— च्चा वाराङ्गना, वेश्या) सम०--केश (वि०) जिसके 
बाल काट लिये गये हैं, जिसका क्षौर या मुण्डन हो 


( ३९२ ) 


चुका हुँ,-द्रुमः खण्डित वक्ष,--द्वेध (वि०) जिसका 
सन्देह मिट गया है,--नासिक (वि०) जिसकी नाक 
कट गई है,--भिन्न (वि०) जो पूरी तरह काट दिया 
गया हैं, जिसका अंग भंग हो गया है, क्षतविक्षत, काटा 
हुआ, --मस्त,--मस्तक (वि०) कटे हुए सिर वाला, 
“मूल (वि०) जिसे जड़ से काट दिया गया है-- रघु० 
७४३, --इवासः एक प्रकार का दमा,--संशय (वि०) 
जिसके सन्देह दूर हो गये हैं, सन्देहम्‌क्त, पुष्ट । 

छुछुन्दरः (स्त्री०-- री) [ छुछुम्‌ इत्यव्यक्तशब्दो दीर्यते 
निर्गच्छति अस्मात्‌ छुछुम-+-द्‌--अप्‌] छुछुन्दर नाम 
का जन्तु, गन्धाखु--याज्ञ० ३३२१३, मनु० १२।६५। 

छुप्‌ (तुदा० पर०--छुपति) स्पर्श करना, छूना । 

छुपः { छुप्‌+-क | 1. स्पशं 2. झाडी, झंखाड़ 3. संघर्ष, 
युद्ध! 

छुर्‌ । (म्वा० पर०--छोरति, छुरित) 1. काटना, विभक्त 
करना 2. उत्कीर्ण करना, 1 (तुदा० पर० - छुरति, 
छुरित) 1. ढांपना, सानना, लीपना, जड़ना, पोतना, 
अवगुठित करना 2. मिलाना,---वि--,सानना, लीपना, 
ढकना, पोतना--मनःशिलाविच्छुरिता निषेदु: कु० 
१५५, चौर० ११, विक्रम० ४४५ । 

छुरणम्‌ [ छुर्‌ +ल्युट्‌ ] सानना, छीपना--ज्योत्स्नाभस्मच्छु- 
रणववला रात्रिकापालिकीयम्‌---काव्य० १०। 

छुरा [ छुर्‌ +-क-+-टापू | चूना । 

छुरिका | छुर्‌ +-क्वुन्‌ ‡- टाप्‌, इत्वम्‌ ] चाकू, छुरी । 

छुरित (भू० क० कृ०) [ छुर्‌+-क्त ] 1. खचित, जडित 
2. ऊपर फलाया हुआ, पोता हुआ, आच्छादित किया 
हुआ- अनेकवातुच्छुरिताइमराशे:-शि० ३।४, ७, इन्दु- 
किरणच्छुरितमुखीम्‌ --काव्य० १० 3. समामिश्रित, 

अन्तर्मिश्रित-परस्परेण छुरितामलच्छवी-शि० १।२२। 

छुरी, छूरिका, छूरी [ ळुर+-डीप, छूरीन-कन्‌+-टाप्‌, 
हस्वः, छुरी पृषो० दीर्घः | चाकू, छुरी । 

छुद्‌ । (म्वा० पर०, चुरा० उभ०--छर्द॑ति, छदेयति- ते) 
जलाना 11 (रुघा० उभ० छृणत्ति, छन्न) 1. खेलना 
2. चमकना 3. वमन करना । 

छेक (वि०) [ छो+- डेकन्‌ बा० तारा० ] 1. bars , घरेलू 
(जैसे कि हिख्रजन्तु) 2. नागरिक, शहरी 3. बुद्धिमान्‌, 


७ 


नागर । सम०--अनुप्रासः अनु गास के पाँच भदौं में से 


ज़ (वि०) | जि-जन्‌-जु-ड ] (समास के अन्त में) से 
या में उत्पन्न, पैदा हुआ, वंशज, अवतीणं, उद्भूत, 
आदि--अत्रिनेत्रज, कुलज, जलज, क्षत्रियज, अण्डज, 


| 


ज 


एक, “एक बार वर्णावृत्ति' जो कि व्यंजन समूहों में 

अनेक प्रकार से तथा एक ही बार घटने वाली समानता 

हे--उदा०--आदाय बकुलगन्धनन्धीकुवत्पदे पदे 

्रमरान्‌, अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः- 

सा० द० ६३४,--अपहनुतिः (स्त्री०) अपह्नुति अळं- 

कार का एक भेद चन्द्रालोक सोदाहरण निरूपण करता 

हुँ--छेकापहनुतिरन्यस्य शङ्कातस्तस्य निह्ववे, प्रजल्प- 
न्मत्पदे लग्न: कान्तः कि न हि नूमुरः-५।२७,-- उक्तिः 
(स्त्रीश) वक्रोक्ति, व्यंग्यात्मक वक्रोक्ति, दृघर्थक 
मुहाविरा । 

छेदः [ छिद्‌ +-घञ्भ्‌ ] 1. काटना, गिराना, तोड़ डालना, 
खण्ड-खण्ड करना--अभिज्ञाइछेदपातानां क्रियन्ते नन्दन- 
द्रुमा:-कु० २।४१, छेदो दंशस्य दाहो वा--मालूवि० 
४।४, रघु० १४।१, मनु० ८२७०, ३७०, याज्ञ० 
२।२२३ २४० 2. निराकरण करना, हटाना, छिन्न- 
भिन्न करना, साफ करना, जैसा कि 'संशयच्छेद में 
3. नाश, बाघा--निद्राच्छेदाभिताम्रा--मुद्रा० ३।२१ 
4. विराम, अवसान, समाप्ति, लोप होना जैसा कि 
“बर्मच्छेद' में 5. टुकड़ा, ग्रास, कटौती, खण्ड, अनुभाग 
-—बिसकिसलयच्छदपाथेयवन्तः--मेघ० ११, ५९, 
अभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोल:---मा० १।२२, कु० 
१।४ श० ३।७, रघु० १२।१००, 6. (गणित में) 
भाजक, हर (भिन्नराशि का) । 

छेदनम्‌ [ छिद्‌--ल्युट्‌ ] 1. काटना, फाइना, काट डालना, 
टुकड़े २ करना, खण्ड-खण्ड विभक्त करना-मनु० 
८1२८०, २९२, ३२२ 2. अनुभाग, अंश, टुकड़ा, भाग 
3. नाश, हटाना । 

छेदि: [ छिद्‌ --इन्‌ ] बढ्ई । 


| छेमण्ड [ छम्‌--अण्डन्‌, एत्वम्‌ ] मातृपितृहीन, अनाथ । 


छेलक: [ छो--डेलक ] बकरा । 

छेदिकः | छेद--ठक्‌ | बेत । 

छो (दिवा० पर०-छचति, छात या छित-प्रेर० छापयति) 
काटना, काट कर टुकड़े टुकड़े करना, कटाई करना, 
लवनी करना,--भट्टि० १४१०१, १५।४० । 

छोटिका [ छुट्‌+-ण्वुल +-टाप्‌ , इत्वम्‌ ] चुटकी । 

छोरणम्‌ [ छुर्‌ +-ल्युट्‌ ] त्याग करना, छोड़ देना । 


उद्धिज आदि,--जः 1. पिता 2. उत्पत्ति, जन्म 3. विष 
4. भूतना, प्रेर या पिशाच 5. विजेता 6. कान्ति, प्रभा 
7. विष्णु । 


( २९३ ) 


जकुट: (पुं ) 1. मलय पवत 2. कुत्ता । 

जक्ष्‌ (अदा० पर०--जक्षिति, जक्षित या जग्ध) खाना, 
खा लेना, नष्ट करना, उपभोग करना--भट्टि ० ४३९, 
१३।२८, १५४६, १८१९ | 

जक्षणम्‌, जक्षिः [ जक्ष--ल्युट, इन्‌ वा] खाना, उपभोग 
करना । 

जगत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ गम्‌ +-क्विप्‌ नि० द्वित्वं 
तुगागमः ] हिलने-जुलने वाला, जङ्गम - सूर्यं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च-ऋक्‌ १।११५। १, इदं विश्वं जगत्सवे- 
मजगच्चापि य<्भवेत्‌-महा ०, (पृं ०), वायु, हवा (नपुं० ) 
संसार--जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ--रघु० 
१।१। सम०--अम्बा, - अम्बिका दुर्गा,--आत्मन्‌ 
(पुं) परमात्मा,-आदिजः शिव का विशष्ण,-आधारः 
1. समथ 2. वायु, हवा,--आयुः,--आयुस्‌ (पुं०) 
हवा, -ईशः,-पतिः विश्व का स्वामी, परमदेव,-उद्धारः 
संसार की मुक्ति, कते, -धात्‌ (पुं) सृष्टि का 
बनाने वाला,--चक्षुस्‌ (पुं०) सूर्य,नाथः विश्व का 
स्वामी,-निवासः 1. परमात्मा 2. विष्णु का विशे- 
षण-जगन्निवासो वसुदेवसझनि-शि० १।१ 3. सांसा- 
रिक अस्तित्व,--प्राणः, ~ बलः हवा, योनिः 1. परम- 
पुरुष 2. विष्णू का विशेषण 3. शिव की उपाधि 
4. ब्रह्मा का विशेषण (नि:-स्त्री० ) पृथ्वी,-बहा पृथ्वी, 
-साक्षिन्‌ (पुं) 1. परमात्मा 2. सूर्य । 

जगली [ गम्‌ +-अति नि० साधु: ] पृथ्वी, (समीहते) नयेन- 
जेतुं जगतीं सुयोधन:--कि० १।७, समतीत्य भाति 
जगती जगती --५।२० 2. लोग, मनुष्य 3. गाय 
4. छन्दो भेद (दे० परिशिष्ट) । सम०--अधीइवरः, 
ईश्वर: राजा--मै० २।१,- शह (पुं०) वृक्ष । 

जगनुः (स्नुः) ==1. अग्नि 2. कीड़ा 3. जन्तु 

जगरः [जागति युद्धेऽनेन~जागृ +-अच्‌ पृषो० तारा०] कवच । 

जगल (वि०) [ जन्‌ -ड==जः जातः सन्‌ गलति गल्‌-{- 
अच्‌ ] बदमाश, चालाक, घूर्त, लम्‌ 1. गोबर 
2. कवच 3. एक प्रकार की मदिरा (पुं०) (अन्तिम दो 
अर्थो में भी) 

जग्ध (वि०) [ अद्‌-क्त जग्धादेशः ] खाया हुआ । 

जग्धिः (स्त्रीश) [अद्‌ +-क्तिन्‌ जग्धादेशः] 1. खाना 
2. भोजन । 

जग्मिः [ गम्‌ +कि, द्वित्वम्‌ | हवा । 

जघनम्‌ [ हन्‌+-अच्‌, द्वित्वम्‌ ] 1. पुट्ठा, कूल्हा, चूतड़, 
घटय जघने काञ्चीमञ्च स्रजा कबरीभरम्‌-गीत० 

२ 2. स्त्रियों का पेड़ 3. सेना का पिछला भाग, सेना 

का सुरक्षित भाग। सम०--कूपको (द्वि० व०) किसी 
सुन्दरी के कूल्हें के ऊपर के गड्ढे, चपला व्यभि- 
चारिणी स्त्री, कामुका--पत्युविदेशगमने परमसुखं 
जघनचपलायाः--पञ्च० १।१७३। 


५० 


जघन्य (वि०) [ जघने भवः यत्‌] 1. सबसे पिछला, 
अन्तिम--भग० १४।१८ मनु० ८1२७० 2. सबसे बुरा 
अत्यन्त दुष्ट, कमीना, अघम, निद्य 3. नीच कुल में 
उत्पन्न,-च्यः शूद्र । सम०--जः 1. छोटा भाई 
2. शूद्र । 

जघ्निः [ हन्‌--किन्‌, द्वित्वम्‌ | (आक्रमणकारी) शस्त्र, 
हथियार । 

जघ्नु (वि०) [ हन्‌+-कु, द्वित्वम्‌ | प्रहार करने वाला, 
वघ करने वाला । 

जङ्गम (वि०) [ गम्‌ यडङ्‌+-अच्‌, घातोद्वित्वं यङो लक्‌ 
च | हिलने-जूलने वाला, जीवित, चर--चिताग्निरिव 
जङ्गमः-रघु० १५।१६, शोकार्निरिव जङ्गमः-महावी० 
५।२०, मनु० १॥४९,-- मम्‌ चर या हिलने-ड्लने 
वाला पदार्थ-रघु० २।४४। सम०--इतर (विः) 
अचर, स्थावर,- कुटी छाता, छतरी । 

जङ्कलम्‌ [ गल्‌ +-यड्‌ः+-अच्‌ पृषो० ] 1. मरुस्थल, सुनसान 
जगह, असर भूमि 2. झ्रमुट, वन 3. एकान्त निर्जन 
स्थान । 

जङ्गालः [==जङ्गल, पृषो० साधुः ] मेढ, बाँध, सीमा 
चिह्न । 

जङ्गुलम्‌ [ गम्‌ +यङ्‌--डुल, धातोद्वित्वं यङो छूक्‌ च ] 
विष, जहर । 

[ जङ्कन्यते कुटिलं गच्छति-हन्‌+-यङ्‌4-अच्‌, 
यङो लुक पृषो० | जांघ, टखने से लेकर घुटने तक का 
भाग, पिण्डली । सम०--आरः,--कारिकः घावक, 

हरकारा, दूत, सन्देशहर,--त्राणम्‌ टांगों के लिए 
कवच । 

जङ्काल (वि०) [ जङ्का+-ल्च्‌ [ शीघ्रधावक, प्रजवी, 
--ल: 1. हरकारा 2. हरिण, बारहसिघा । 

जङ्धिल (वि०) [जङ्काउ-इलच्‌ ] प्रधावक, प्रजवी, फुर्तीला । 

जज्‌, जञ्ज्‌ (म्वा० पर०--जजति, जञ्जति) लड़ना, युद्ध 
करना । 

जट्‌ (म्वा० पर०--जतति) जुड़ जाना, (बालों का) बल 
खाकर जटाजूट होना । 

जटा [ जट्‌+-अच्‌+-टाप्‌ ] 1. बटे हुए बाल, आपस में 
बल खाकर चिपके हुए बाल--अंसव्यापि शकुन्तनीड- 
निचितं बिभ्रज्जटामण्डलम्‌--श० ७।११, जटाश्च 
बिभृयान्नित्यम्‌--मत्तु० ६।६, मा० १।२ 2. तन्तुमय 
जड़ 3. सामान्य जड़ 4. शाखा 5. शतावरी का पौधा। 
सम०--चीरः,-उङ्कुः,-दौरः,-धरः शिव के विशेषण, 
--जूठः 1. जटाओ के रूप में बटे हुए बालों का समूह 
2. शिव की जटाएँ - जटाजूटग्रन्यो यदसि विनिबद्धा 
पुरभिदा-गंगा० १४,-ज्वालः दीप, लैंप,-धर (वि०) 
जटाघारी । 


'जटायुः [ जटं संहृतमायु: यस्य ब० स० ] श्येनी और अरुण 


( ३९४ ) 


का पुत्र, अर्घ दिव्य पक्षी [ यह दशरथ का घनिष्ठ 
मित्र था, जब रावण सीता का अपहरण करकेले 
जा रहा था तो जटायु ने सीता का रुदन और करुण- 
ऋन्‍दन सुना, फलतः वह बेघड़क हो रावण से भिड़ 
गया, घमासान युद्ध हुआ, परन्तु वह सीता को रावण 
के पञ्जे से न छुड़ा सका और स्वयं घायल हो 
प्राणान्तक पीड़ा से तड़पता रहा । अन्त में सीता 
की खोज करते हुए राम उसके पास से निकले तो 
उस दयालु जटायु ने राम को यह बतला कर कि 
सीता को रावण उठा कर ले गया है, अन्तिम इवास 
लिया। राम और लक्ष्मण ने उसका विधिपूर्वक 
अन्त्येष्टि संस्कार किया ] । 

जटाल (वि०) [जटा--लच्‌] 1. जटाजूटधारी 2. (चिपके 
हुए बालों को भांति) एक स्थान पर इकट्ठे किये हुए 
-ण्भामि० १।३६,--लः गूलर का पेड़ । 

जटिः (टी) (स्त्री) [जद्‌+-इन्‌, जटि--ङीष्‌] 1. गूलर 
का पेड़ 2. उलझ पुलझ कर चिपके हुए 3. संघात, 
समुच्चय । 

जटिन्‌ (वि०) (स्त्री--नी) [ जट'--इनि ] जटाधारी, 
(पुं) 1. शिव का विशेषण 2. प्लक्ष का वृक्ष, पाकड़ 
का पेड़ । 

जटिल (वि०) [जटा+-इलच्‌] 1. (संन्यासियों की भांति) 
जटाघारी,--विवेश करिचिज्जटिलस्तपोवनम्‌-कु० 
५1३०, (यहाँ 'जटिल' शब्द 'संज्ञा' भी है और इसका 
अर्थ हैं 'संन्यासी') 2. पेचीदा, अव्यवस्थित, अन्तमि- 
श्रित, गडमड किया हुआ--विजानन्तोऽप्येते वयमिह 
विपज्जालजटिलान्‌, न मुञ्चामः कामानहह गहनो 
मोहमहिमा -भर्तq० ३।२१ 3. सघन, अभेद्य,-लः 
1. सिह 2. बकरा । 

जठर (वि० )[ जायते जन्तुर्गभों वास्मिन्‌ - जन्‌-|-अर ठान्त 
देश:---तारा० ] कठोर, सख्त, दुढ,---रः,--रम्‌ पेट, 
उदर--जठरं को न बिभति केवलम्‌--पंच० १।२२ 
2. गर्भाशय 3. किसी वस्तु का भीतरी भाग । सम० 
“अग्नि: पेट में स्थित अग्नि जो आहार को पचाने 
का काम करती है, आमाशय की गिल्टियों से निकलने 
वाला रस, -आमयः जलोदर रोग,-ज्याला, -व्यथा 
उदर-ज्वाला, भूख का कष्ट, शूल -यंत्रणा, -यातना 
गर्भवास का कष्ट । 

जड (वि०) [ जलति घनीभवति जलू+-अच्‌, लस्य डः] 
1. शीतल, जमा हुआ या ठंडा, शीत या ठिटुरा देने 
वाला 2. मन्द, लूला-लंगड़ा, गतिहीन, जडीकृत 
“-चिन्ताजडं दर्शनम्‌ - श० ४५, परामृशन्‌ हर्षजडन 
प्राणिना --रघु० ३।६८. २।४२ 3. निरचेतन, 
चेतनारहित, विवेकशून्य, मन्दबुद्धि-जडानंन्धान्‌ पंङ्गून्‌ 
ˆ -त्रातुम्‌--गंगा० १५, इसी प्रकार जडघी, जडमति 


याज्ञ ० २२५, मनु० २।११० 4. मन्दीकृत, उदासीन 
या चेतनाशून्य किया हुआ, ग्रुणविवेचनशून्य अरसिक 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतुहरलः 
--विक्रम० १।९ 5. हड़बड़ा देने वाला, जड बना देने 
वाला, संज्ञाशून्य करने बाला 6. गुँगा 7. वेद (दायभाग) 
पढ्ने के अयोग्य,--डम्‌ 1. पानी 2. सीसा । सम० 
--क्रिय (वि०) मन्थर, दीर्घसूत्री । 

जडता,-त्वम्‌ [जड+-तल्‌ +-टाप्‌, जड+-त्व वा] 1. मन्दता, 
कार्ये में अरुचि, आलस्य 2. अज्ञान, बुद्धपन 3. (अल० 
शा० में) ३३ संचारी भावों में एक-मन्दता, सा० 
द० १७५ । 

जडिमन्‌ (पुं०) [ जड--इमनिच्‌ ] 1. ठण्डक 2. जडता 
3. मन्दता, उदासीनता 4. मूर्छा, संज्ञाहीनता । 

जलु (नपुं०) [ जायते वृक्षादिभ्यः जन्‌--उ त आदेशः | 
लाख । सम०--अश्मकम्‌ दिलाजीत,- पुत्रकः शतरंज 
का मोहरा,--रसः लाख, महावर । 

जतुकम्‌ [जतु-+ कन्‌] लाख, महावर । 

जतुका [जतुक+-टाप्‌] 1. लाख 2. चमगादड़ । 

जतुकी, जतूका [ जतुक-+-डीष्‌, जतुका नि० दीर्घः ] 
चमगादड़ । 

जत्रु (नपुं०) [जन्‌+-₹ तोऽन्तादेशः] ग्रीवास्थि, हंसुली । 

जन्‌ (दिवा० आ०- जायते, जात--क० वा० जन्यते या 
जायते) पैदा होना, उत्पन्न होना (अपा० के साथ), 
अजनि ते वे पुत्र:--ऐत ०, मनु० १।९, ३।३९, ४१, 
प्राणाद्वायुरजायत- ऋग्‌० १०।९०।१२, मनु० १०८, 
३।७६, १।७५ 2. उठना, फूटना (पौधे की भांति) 
उगना 3. होना, बन जाना, आ पड़ना, घटित होना, 
घटना--अनिष्टादिष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा 
“हि? १६, रक्तनेत्रोऽजनि क्षणात्‌-भट्टि० ६३२, 
याज्ञ ३1२२६, मनु० १।९९, प्रेर० जनयति जन्म 
देना, पैदा करना, उत्पन्न करना--अनु-1. बाद में 
पैदा होना-पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो$नुंजायते-- 
मनु० ९1१३४ 2. समरूप पैदा होना---असो कुमारस्त- 
मजोऽनुजातः-रघु० ६७८ (तस्माज्जातः-मल्लि० ), 
अभि-- 1. पैदा होना, उत्पन्न होना, उदय होना, 
फूटना-कामात्क्रोघोऽभिजायते---भग० २।६२० हि० 
१।२०५ 2. होना, घटित होना 3. परिणत होना 
4. उच्चकुल में जन्म होना 5. उत्पन्न होना--भग० 
१६1३, उप-, 1. पैदा होना, उत्पन्न होना, निकलना, 
उगना--ऊष्मणश्चोपजायते-मनु० १।४५, सद्धस्तेषू- 
पजायते--भग० २।६२, १४११ 2. फिर जन्म लेना, 
याज्ञ० ३।२५६, भग० १४।२, 3. होना, घटित होना। 
प्र-, वि-, सम्‌-, 1. उगना, निकलना, फूटना 2. पैदा 
होना, उत्पन्न होना । 

जनः [ जन्‌-+- अच्‌ ] 1. जीवजन्तु, जीवित प्राणी, मनुष्य 


( ३९५ ) 


2. व्यक्ति, पुरुष (चाहे मनष्य हो या स्त्री )--क्व वयं 
क्व परोक्षमन्मथो मृगशावः सममेधितो जन:- श० 
२।१८, तत्तस्य किर्माप द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन: 
-“उत्तर० २१९, इसी प्रकार 'सखीजनः' सहेली, 
'दासजन? सेवक, 'अबलाजनः' आदि (इस अर्थ में 
'जनः' या 'अयंजनः' का प्रयोग बहुधा वक्ता के द्वारा 
स्त्री या पुरुष दोनों के लिए एकवचन या बहुवचन 
में किया जाता है और उत्तम पुरुष भी प्रथम पुरुष के 
रूप में प्रयुक्त होता हैं) -अयं जन: प्रष्टुमनास्तपोधने 
लाकुँ० ५४० (मनुष्य); भगवन्परवानयं जनः प्रति- 
कूलाचरितं क्षमस्व मे--रघु० ८।८१ (स्त्री), पश्यानङ्ग 
शरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि--नागा० १1१ 


(स्त्री, ब० व०) 2. सामूहिक रूप में मनुष्य, लोग, 
ससार (ए० व० या ब० १० में )--एवं जनो गृह्वाति 
--मालवि० १, सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा 
भर्तृमतीं विशद्धुते--श० ५।१७ 3. वंश, राष्ट्र, 
कबीला 4. “मह: लोक से परे का संसार, देवत्व को 
प्राप्त मनुष्यों का स्वर्ग । सम०--अतिग (वि०) 
असाधारण, असामान्य, अतिमानव,-अधिपः,-अधिनाथः 
राजा,--अन्तः 1. वह स्थान जहाँ मनुष्य नहीं रहते, 
वह स्थान जो बसा हुआ -नहीं हे 2. प्रदेश 3. यम का 
बिशेषण,--अन्तिकम्‌ गुप्त संवाद, कान में कहना या 
एक ओर होकर कहना (अव्य०) एक ओर को 
(नाटकों में )--सा० द० रंगमंच के निदेश की परि- 
भाषा इस प्रकार बतलाता हे :--त्रिपताकांकरेणान्यो- 
नपवार्यातराकथाम्‌, अन्योन्यामंत्रणं यत्‌ स्याज्जनान्ते 
तज्जनान्तिकम्‌, ४२५,- अर्दैनः विष्णु या कृष्ण का 
विशेषण,--अशनः भेड़िया,--आकीर्ण (वि०) लोगों 
से ठसाठस भरा हुआ, जनसंकुल,--आचार: लोकाचार, 
लोकरीति,--आश्रमः धर्मशाला, सराय, पथिकाश्रम, 
“आश्रयः मण्डप, शामियाना,-इखः,--ईशः,--ईश्वरः 
राजा,--इष्ट (वि०) लोकप्रिय (ष्टः) एक प्रकार 
की चमेली,--उदाहरणम्‌ यश, कीति,-ओघ; जनसंमर्द, 
भीड, जमघट,--कॉरिन्‌ (पुं०) अलक्तक,--चक्षुस्‌ 
(नपुं०) 'लोकलोचन' सूर्य,--त्रा छाता, छतरी,--देवः 
राजा,--पदः 1. जनसमुदाय, वंश, राष्ट्र--याज्ञ ० 
१।३६० 2. राजधानी, साम्राज्य, बसा हुआ देश 
जनपदे न गद: पदमादधो--रघु ० ९।४, दाक्षिणात्ये 
जनपदे--पंच० १, मेघ० ४८ 3. देश (विप० पुर, 
नगर) --जनपदवघूलोचनेः पीयमानः--मेघ० १६ 
4. जनसाधारण, प्रजा (विप० प्रभु) 5. मनुष्यजाति, 
“:पिविन्‌ (पुं) किसी जनसमुदाय या देश का राजा, 
~अवाबः 1. अफवाह, किवदन्ती, जनश्रुति 2. लोका- 
पवाद, बदतामी,--प्रिय (वि०) 1. लोक हितेच्छु 
2. सर्वेप्रिय,-मर्यादा सर्वसम्मत प्रथा,-रञ्जनम्‌ लोगों 


को सुख देना, लोकप्रियता का प्रसाद प्राप्त करना, 
“खः 1. किवदन्ती 2. बदनामी, लोकापवाद, रोकः 
ऊपर.के सात लोकों में से पाँचवाँ, महलोंक के ऊपर 
स्थित लोक,--वादः ('जनेवादः' भी) 1. समाचार, 
जनश्चुति 2. लोकापवाद,--व्यबहार लोकप्रिय चलन, 
¬ श्रुत (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध, श्रुतिः (स्त्री०) 
किवदन्ती, जनरव, -संबाघ वि० घना बसा हुआ, 
--स्थानम्‌ दण्डक वन के एक भाग का नाम--रघु० 
१२।४२, १३।२२, उत्तर १।२८, २1१७] 


जनक (वि०) (स्त्री०--निक्ा) [ जन्‌+ णिच्‌¬-ण्वुलू ] 


जन्म देने वाला, पैदा करने वाला, कारण बनने वाला 
या उत्पन्न करने वाळा; क्लेशजनक, दुःखजनक आदि, 
कः 1. पिता, जन्म देने वाला 2. विदेह या मिथिला 
के प्रसिद्ध राजा, सीता का धर्मपिता! बह अपने 
प्रभूत ज्ञान, अच्छे काये और पवित्रता के कारण ' 
प्रसिद्ध था । राम के द्वारा सीता का परित्याग किये 
जाने पर उन्होंने वैराग्य ले लिया, सुख और दुःख के 
प्रति उदासीन हो गये और अपना समय दार्शनिक 
चर्चा में बिताया । याज्ञवल्क्य मुनि जनक के पुरोहित 
और परामर्श दाता थे। सम०-- आत्मजा,-- तनया, 
-~-नन्दिनी, सुता जनक की पुत्री सीता के विशेषण । 


जनङ्कमः [ जनेभ्यो गच्छति बहिः; जन+-गम्‌+खच्‌, 


शुभागमः ] चाण्डाल । 


जनता [ जनानां समूह:--तल्‌ | 1. जन्म 2. लोगों का 


समूह, मनुष्य जाति, समुदाय--पश्यति स्म जनता 
दिनात्यये पार्वणौ शशि दिवाकराविव--रघु० ११।८२, 
१५।६७, शि० ९।१४। 


जनन (वि०) [ जन्‌--ल्यूट्‌ ] पैदा करने वाला, उत्पन्न 


करने वाला आदि,-नम्‌ 1. जन्म, पैदा होना,-- 
यावज्जननम्‌ तावन्मरणम्‌ --मोह० १३ 2. पैदा करना, 
उत्पादन करना, सृजन करना--शोभाजननातू--कु ० 
१।४२ 3. साक्षात्कार, प्रत्यक्षीकरण, उदय 4. जीवन, 
अस्तित्व-यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती 
ससर्ज-कु० १।५३, श० ५।२, गोत्र, कुल, वंशपरंपरा । 


जननिः (स्त्री०) [जन्‌+-अनि] 1. माता 2. जन्म । 
जननी [ जन्‌+णिच्‌+अनि)-डीप्‌ ] 1. माता 2. दया, 


दयाळूता, करुणा 3. चमगादड़ 4. लाख । 


जनमेजयः [जनान्‌ एजयति इति जन्‌+- एज्‌ +-णिच्‌+-खश, 


मुमागमः] हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध राजा, परीक्षित 
का पुत्र और अर्जुन का पोता (जनमेजय का पिता 
साँप के काटे जाने से मरा, इसलिए जनमेजय ने उस 
क्षति का प्रतिशोध करने के लिए संसार से सर्पजाति 
का समूल विनाश करने के लिए दृढ़ संकल्प किया । 
तदनुसार एक सपंयज्ञ का आरंभ किया गया जिसमें 
तक्षक को छोड़ कर और सब सर्प जला दिये गये । 


( ३९६ ) 


आस्तिक ऋषि के बीच में पड़ने से तक्षक के प्राण बचे 
और सर्पयज्ञ बन्द कर दिया गया। इस यज्ञ के 
कारण ही वैशम्पायन ने राजा को महाभारत की कथा 
सुनाई, राजा ने भी ब्रह्महत्या के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिए उस कथा को घ्यानपूर्वक सुना) । 

जनयित्‌ (वि०) (स्त्री-त्री) [जन्‌--णिच्‌--तृच्‌] पैदा 
करने वाला, जन्म देने वाला, सृष्टिकर्ता-(पुं०) पिता । 

जनयित्री [जनयितृ-+-छीप्‌] माता । 

जनस्‌ (नपु०) [जन्‌--णिच्‌--असुन्‌] दे० जन ३ । 

जनिः, जनिका, जनी (स्त्री) [जन्‌-|-इन्‌, जनि--कन्‌ -- 
टापू, जनि-|-डीष्‌] 1. जन्म, सुजन, उत्पादन 2. स्त्री 
3. माता 4. पत्नी 5. स्नुषा, पुत्रबधू । 

जनित (वि०) [ जन्‌+-णिच्‌+ क्त ] 1. जिसे जन्म दिया 
गया है 2. पैदा किया हुआ, सृजन किया हुआ, उत्पन्न 
किया हुआ । 

जनित (पुं ) [जन्‌-णिच्‌--तृच्‌] पिता । 

जनित्री [जनित-_-डोप्‌] माता । 

जनु (नू) (स्त्रो०) [जन्‌--उ, जनु--ऊड] जन्म, उत्पत्ति । 

जनुस्‌ (नपुं०) | जन्‌-+उसि ] 1. जन्म--धिग्वारिधीनां 
जनु:--भामि० १1१६ 2. सृष्टि, उत्पादन 3. जीवन, 
अस्तित्व--जनुः सर्वश्लाघ्यं जयति ललितोत्तंस भवतः 
~ भामि० २।५५। सम०--जनुषान्धः जन्म से अन्धा, 
जन्मान्ध । 

जन्तुः [ जन्‌--तृन्‌ ] 1. जानवर, जीवित प्राणी, मनुष्य 
नाश? ५२, मनु० ३।७१ 2. आत्मा, व्य 
3. निम्न जाति का जानवर। सम०--कम्बु: 1. घोघे 
की सीपी 2. घोष,--फलः गूलर का वृक्ष । 

जन्तुका [ जन्तु +-कं+-क†-टाप | लाख । 

जन्तुमती [ जन्तु +-मत्‌+-डीप्‌ ] पृथ्वी । 

जन्मम्‌ [ जन्‌--मन्‌ ] उत्पत्ति । 

जन्मन्‌ [ जन्‌ +-मनिन्‌ ] 1. जन्म--तां जन्मने शलवधूं 
्रयेदे--कु० १२१ 2. मूल, उद्गम, उत्पत्ति, सृष्टि 
““अकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः--हि० 
प्र० ४४, कु० ५।६० (समास के अन्त में) से उत्पन्न 
या उदय-सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा दवाग्नि:-मेघ० ५३ 
3. जीवन, अस्तित्व--पूर्वेष्वपि हि जन्मसु -मनु० 
९।१००, ५।३८, भग० ४५ 4. जम्म-स्थान 
5. उत्पत्ति। सम०--अधिपः 1. शिव का विशेषण 
2. (ज्योतिष में) जन्म लगन का स्वामी,-अन्तरम्‌ दूसरा 
जन्म,-अन्तरीय (वि०) दूसरे जन्म से सम्बद्ध या 
किसी दूसरे जन्म में किया हुआ,--अन्ध (वि०) जन्म 
से ही अन्धा,--अष्टमी भाद्रपद कृष्णपक्ष की अष्टमो, 
श्रीकृष्ण का जन्म दिन,--कोलः विष्णु का विशेषण, 
-ण्कुन्डलो जन्म-पत्रिका में बनाया गया चक्र जिसमें 
जन्म के समथ की ग्रहों की स्थिति दर्शायी गई हो, 


कत्‌ (पु०) पिता,--कषेत्रम्‌ जन्म स्थान,--तिथिः 
(पुं०, स्त्री ०) --दिनम्‌,-दिवसः जन्मदिन,-दः (वि०) 
पिता, नक्षत्रम्‌ -भम्‌ जन्म के समय का नक्षत्र, 
~-नामन्‌ (नपू०) जन्म से बारहवें दिन रक्खा गया 
नाम,_-पत्रम्‌,- पत्रिका वह पत्र था पत्रिका जिसमें 
जन्म लेने वाले बालक के जन्म काल के नक्षत्र या ग्रह 
आदि बतलाये गये हों,-प्रतिष्ठा 1. जन्म स्थान 
2. माता-श० ६,-भाज्‌ (पुं०) जानवर, जीवित प्राणी 
मोदन्तां जन्मभाजः सततं--मृच्छ० १०।६०, 
“भाषा मातृभाषा--यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्म- 
भाषावदेव प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृतं प्राकृतं 
च--विक्रम० १८1६,--भूमिः (स्त्री) जन्म स्थान, 
स्वदेश,--योगः जन्मपत्र,--रोगिन (वि०) जन्म का 
रोगी, जिसे जन्मसे ही रोग लगा हो,--लग्नम्‌ वह लग्न 
जो जन्म के समय हो,-वत्मंन्‌ (नपुं०) योनि,-शोधनम्‌ 
जन्म से प्राप्त कतेव्यों का परिपालन,-साफल्यम्‌ जीवन 
के उद्देश्यों की सिद्धि,-स्थानम्‌ 1. जन्मभूमि, स्वदेश, 
वह घर जहाँ जन्म लिया है 2. गर्भाशय । 

जन्मिन्‌ (पुं०)[ जन्मन्‌ +-इनि ] जानवर, जीवधारी प्राणी । 

जन्य ( वि० ) [ जन्‌+-प्यत्‌, जन्‌-णिच्‌-यत्‌ वा] 
1. जन्म लेने वाला, पैदा होने वाला 2. जात, उत्पन्न, 
3. (समास के अन्त में) से उत्पन्न, जनित 4. किसी वंश 
या कुल से संबद्ध 5. गंवारू, सामान्य 6. राष्ट्रीय, -- न्यः 
1. पिता 2. मित्र, दूल्हे का सम्बन्धी या सेवक 
3. साधारण जन 4. जनश्रुति, किवदन्ती,-न्यम्‌ 1. जन्म, 
उत्पत्ति, सृष्टि 2; जात, सृष्ट, उत्पादित वस्तु, (विप० 
जनक) -जन्यानां जनकः काल:-भाषा० ४५; जनकस्य 
स्वभावो हि जन्ये तिष्ठति निरिचितम्‌-शब्द०, 
3. शरीर 4. जन्म के समय होने वाला अपशकुन 
5. बाजार, मण्डी, मेला 6. संग्राम, युद्ध-तत्र जन्यं रघो- 
घोरं पार्वती्ंगंणेरभूत्‌--रघु० ४७७ 7. निन्दा, 
अपशब्द,-न्या 1. माता की सहेली 2. बघू का सम्बन्धी 
वधू की सेविका--याहीति जन्यामवदत्कुमारी--रघु० 
६1३० 3. सुख, आनन्द 4. स्नेह । ५ 

जन्युः | जन्‌--युच्‌ बा० न अनादेशः | 1. जन्म 2. जानवर 
जीवधारी, प्राणी 3. आग 4. सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 

जप्‌ (म्वा० पर०-जपति, जपित या जप्त) 1. मन्द स्वर में 
उच्चारण करना, मन ही मन में बार २ कहना, गुन- 
गुनाना--जपन्नपि तर्ववालापमन्त्रावलिमू--गीत० ५, 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌--४, नै० १११२६ 
2. मन्त्रों का गुनगुताना, मन ही मन प्रार्थना करना 
-मनु० ११।१९४, २५१, २५९, उप-, कान में कहना 
कानाफूसी करके अपने अनुकूल कर लेना, विद्रोह के 
लिए भड़काना या उकसाना--उपजप्यानुपजपेत्‌-ममु ० 
७१९७॥ 


( ३९७ ) 


जपः [जप्‌-अच्‌] 1. मन ही मन प्रार्थना करना, धीमे स्वर 
से किसी मन्त्र को बार २ दुहराना 2. वेदपाठ करना, 
देवताओं के नाम बार २ दुहराना--मनु० २७४ 
याज्ञं० १२२ 3. मन्द स्वर से उच्चरित प्रार्थना । 
सम०--परायणः (वि०) प्रार्थना मन्त्रों को धीमे स्वर 
में उच्चारण करने में व्यस्त,--माला जप करने की 
माला । 

जप्यः, --प्यम्‌ [जप्‌--यत्‌] 1. मन्द स्वर से या मन ही मन 
में बोली जाने वाली प्रार्थना 2. जपने योग्य प्रार्थना 
3. जपी हुई प्रार्थना । 


जभ्‌, जम्भ्‌ 1 (भ्वा० पर०--जभति, जम्भति) संभोग करना, 
तु० यभ्‌ 11 (म्वा० आ०--जभते, जँभते) जम्हाई 
लेना, उबासी लेना । 

जम्‌ (म्वा० पर० जमति) खाना । 

जमदग्निः (पुं०) भृगुवंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण, परशुराम 
का पिता, (जमदग्नि, सत्यवती और ऋचीक का पुत्र 
था, वह बड़ा ही पुण्यात्मा ऋषि था, कहते हैं कि उसने 
वेदों का पूर्ण स्वाध्याय किया था, उसकी पत्नी रेणुका 
थी जिससे पाँच पुत्र हुए। एक दिन रेणुका स्नान 
करने के लिए नदी पर गई तो वहाँ उसने किसी गंघवे- 
दम्पती (कुछ के मतानुसार वह चित्ररथ और उसकी 
पत्नी थे) को जल म॑ क्रीडा करते देखा। उस 
मनोहर दृश्य को देखकर उसके मन में ईर्ष्या जागी 
और वह उन दूषित विचारों से कलुषित हो गई, नदी 
में स्तान करने पर भी वह पवित्र न हो सकी जब वहं 
वापिस घर आई तो क्रोध के अवतार जमदग्नि ने उसे 
सतीत्व की कान्ति से हीन देखकर बड़ा धमकाया और 
अपने पुत्रों को उसका सिर काट देने की आज्ञा दी । 
परन्तु पहले चारों पुत्रों ने ऐसा क्रूर दुष्कृत्य करने में 
आनाकानी की । परशुराम उनका सबसे छोटा पुत्र 
था । उसने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया 
फलतः एक कुल्हाड़े से अपनी माता का सिर काट 
डाला । इससे जमदर्नि का क्रोध शांत हो गया और 
उसने परशुराम से वरदान मांगने के लिए कहा। 
दयालु परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने 
की प्रार्थना की जो तुरंत ही स्वीकार की गई) । 

जमनम्‌ जेमनम्‌ । 

जम्पती (पुं० द्वि व०) [जाया च पतिइच ] पति और 
पत्नी--तु० दम्पती और जायापती । 

जम्बालः [ जम्म्‌ +-घञ्ग्‌ नि० भस्य बः--जम्ब+ आजला 
+क | 1. गारा कीचड़ 2. काई, सेवार 3. केवड़े का 
पौधा । 

जम्बालिनी [ जम्बाल-|-इनि+-ङीप्‌ ] एक नदी । 

जम्बीरः [.जम्भ्‌+-ईरन्‌, ब आदेशः ] चकोतरे का (नींबू 
की जाति का) पेड़,--रभ्‌ चकोतरा । 


जम्बु, -ब्‌ (स्त्री०) [जम्‌ +-कु पृषो ० बुकागमः, जम्बु न-ऊङ्‌] 
जामुन का पेड, जामुन (सम०--खण्डः,-- द्वोपः मेरु 
पहाड़ के चारों ओर फंले हुए सात द्वीपों में से एक । 

जम्बु (ब्‌) कः (स्त्री०--को) [ जम्बु (बू) कंक] 

गीदड़ 2. नीच मनुष्य । 

जम्बुलः [ जम्ब्‌ं (बँ) तन्नाम फलं लाति ला-क] एक प्रकार 
का वृक्ष, केक्डा,--लम्‌ दूल्हे के मित्रों एव दुल्हन की 
सखियों द्वारा किया गया परिहास या परिहासात्मक 
अभिनन्दन । 


अम्भः | जम्भ्‌+-घञा ] 1. जबाड़ा (प्रायः ब० व०) 2. दांत 
3. खाना 4. कुतर-कुतर कर टुकड़े करना 5. खण्ड, 
अंश 6. तरकस 7. ठोडी 8. जम्हाई, उबासी 9. एक 
राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने मार गिराया था 10. चको- 
तरे का पेड़ । सम०--अराति:,--द्विष्‌,-भेविन्‌-रिषुः 
इन्द्र का विशेषण,--अरिः 1. आग 2. इन्द्र का वज्र 
3. इन्द्र 1 

जम्भका, जम्भा, जम्भिका [जम्भ-+-कन्‌ +-टाप्‌, जम्भ्‌ न-णिच्‌ 
--अ--टापू, जम्भान-कन्‌-टाप्‌, इत्वम्‌ ] जमुहाई 
उबासी । 

जम्भ (भो) रः [ जम्भं भक्षणर्शच राति ददाति--जम्भञ- 
रा-क, जम्भ +ईरन्‌ ] नींबू या चकोतरे का पेड़ । 

जयः [जि+-अच्‌] 1. जीत, विजयोत्सव, विजय, सफलता, 
जीतना (युद्ध में खेल में या मुक़दमे मे) 2. संयम 
दमन, जीतना--जैसा कि 'इन्द्रियजय' में 3. सूर्य का 
नाम 4. इन्द्र का पुत्र जयन्त 5. पाण्डव राजकुमार 
युधिष्ठिर 6. विष्णु का सेवक 7. अर्जुन का विशेषण, 
--या 1. दुर्गा 2. दुर्गा का सेवक 3. एक प्रकार का 
झण्डा । सम०--आबह (वि०) विजय दिलान वाला, 
-उद्धुर (वि०) विजयोल्लास मनाने वाला,-कोलाहलः 
1. जयघोष 2. पासो से खेलना,-घोषः,- घोषणम्‌, 
--णा विजय का ढिंढोरा, --ढक्का जीत का डंका, एक 
प्रकार का ढोल जिसे विजय की सूचना देने के लिए 
बजाया जाता हैँ,--पत्रम्‌ विजय का अभिलेख, 
1. राजा 2. ब्रह्मा का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण, 
पुत्रकः एक प्रकार का पासा,--मड्भलः 1. राजकीय 
हाथी 2. ज्वरनाशक उपचार,-वाहिनो शची (इन्द्राणी) 
का विशेषण,---शब्दः 1. जयध्वनि 2. चारणों द्वारा 
उच्चरित जयजयकार,--स्तम्भः विजय मनाने के लिए 
बनाया गया स्तम्भ, विजयसूचक स्तम्भ--निचखान 
जयस्तम्भान्‌ गङ्भास्रोतोऽन्तरेष्‌ सः---रघु० ४३६, ६९, 

जयद्रथः [ जयत्‌ रथो यस्य --ब० स० | सिन्धु प्रदेश का 
राजा, दुर्योधन का बहनोई, (क्योंकि धृतराष्ट्र की पुत्री 
ढुशशला जयद्रथ की ब्याही थी) [एक बार जयद्रथ 
शिकार के लिए गया--वहाँ जङ्गल में उसे द्रौपदी 
दिखाई दी । उसन द्रौपदी से अपने लिए और अपने 


( ३९८ ) 


साथियों के लिए भोजन माँभा। अपनी जादू की 
थाली से द्रौपदी ने उनको पर्याप्त मात्रा में प्रातराश 
परोस दिया । उसके इस कार्य से तथा उसके सौन्दर्य 
से वह इतना अधिक मुग्ध हुआ कि उसने द्रौपदी को 
अपने साथ भाग चलने के लिए कहा । उसने क्रोध 
के साथ उसकी बात को अस्वीकार कर दिया परन्तु 
वह उसे बलपूर्वक उठा कर ले जाने में सफल हो गया 
क्योंकि द्रौपदी के पति उस समय बाहर शिकार के 
लिए गये हुए थे । जब वह वापस आय तो उन्होंने 
उस अपहर्ता का पीछा किया, उसे पकड़ कर द्रौपदी 
को मुक्त कराया--तथा बहुत तिरस्कृत हो जाने पर 
उसे भी छोड़ दिया । उसने अभिमन्यू को मारने के 
उपाय ढूँढ़ने में बड़ा भाग लिया । अन्त में वह अर्जून 
के द्वारा महाभारत की लड़ाई में मारा गया]। 


जयनम्‌ [ जि--ल्युट्‌ ] 1. जीतना, दमन करना 2. हाथी 


और धोड़ों आदि का कवच । सम०--युज्‌ (वि०) 
1. जीनपोश से सुसज्जित 2. विजयी । 


[जि+झच्‌, अन्तादेशः] 1. इन्द्र के पुत्र का नाम, 
--पौलोमीसम्भवेन॑व जयन्तेन पुरन्दरः--विक्रम० 
५।१४, श० ७२, रघु० ३।२३ ६। ८ 2. शिव का 
नाम 3. चन्द्रमा,--ती 1. झण्डा या पताका 2. इन्द्र की 
पुत्री 3. दुर्गा । सम०--पत्रम्‌ (विधि में) न्यायाधीश 
द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था (दोनों दलों में से किसी 
एक के पक्ष में) 2. अश्वमेघ यज्ञ के लिए छोड़े हुए 
घोड़े के मस्तक पर लगा नामपट्ट । 


जयिन्‌ (वि०) [जेतुं शीलमस्य --जि+-इनि] 1. विजेता, 


पराजेता- -बिरूपाक्षस्थ जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचना 
--विद्वशा० 2. सफल (मुकदमा) जीतने वाला 
याज्ञ २।७९ 3. मनोहर, आकर्षक हृदय को दमत 
करने वाला--जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
नामी? १।३६, (पु०) विजेता, जयशील--पौरस्त्या- 
नेवमाक्रामंस्तांस्ताञजतपदाञ्जयी--रधु० ४३४ | 
(वि०) [जि :-यत्‌ ] जीतने के योग्य, प्रहायं, जो 
जीता जा सके* (विप० जेय) । 


जरठ (वि०) [ जु+-अठच्‌ ] 1. कठोर, ठोस 2. पुराना, 


अधिक आय्‌ -का --अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीः परिणत- 
दिक्करिकास्तटीबिभति--शि० ४२९ (यहाँ 'जरठ 
का अर्थ 'कठोर' भी है) 3. क्षीण, जीणे, निर्बल 
4. पूर्णविकसित, पक्का, परिपक्व, जरठकमल --शि० 
११।१४ 5. कठोर हृदय, क्रूर, -ठः पाण्डु, पाँचों पाण्डवों 
के पिता । 


सिर अपनी पत्नी की गोद में रक्खे सो रहे थे, सूर्य 
डूबने को था। पत्नी ने यह देख कर कि संध्याकालीन 
प्रार्थना का समय बीता जा रहा हूं, आहिस्ता से जगा 
दिया । परन्तु नींद में बाधा पहुंचने के कारण जरत्कारु 
को क्रोध आ गया और वह अपनी पत्नी को छोड़ 
कर सदा के लिए वहाँ से चल दिया । जाते समय 
वह अपनी पत्नी को बता गया कि तुम गर्भवती हो 
और तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें सम्भाळने वाला होगा 
साथ ही साथ वह सर्प वंश के क्षय को बचावेमा । 
यह पुत्र ही 'आस्तीक' था],-गवः बूढ़ा बेल-दारिद्रघस्य 
परा मूर्ति यंन्मानद्रविणाल्पता, जरद्गवधनः शर्वस्तथापि 
परमेश्वरः -पंच० २1१५९ । 


जरती [ज्‌+शत्‌+-डीप्‌] एक बूढ़ी नारी । 
जरन्तः [ज--झच्‌, अन्तादेशः] 1. बूढ़ा आदमी 2 


भसा । 


जरा [ज्‌ +-अङ--टाप्‌ ]('जरा' शब्द के स्थान पर कमं० 


द्वि व० के आगे अजादि विभक्ति परे होने पर विकल्प 
से 'जरस्‌' आदेश हो जाता हे) 1. बुढ़ापा--केकेयी- 
शङ्कुयेवाह पलितच्छद्मना जस--रघु० १२।२, तस्य 
घर्मरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरया (जरसा) विना--१।२३ 
2. क्षीणता, निर्बळता, बुढ़ापे के कारण दुर्बलता 
3. पाचनहाक्ति 4. एक राक्षसी का नाम-दे० 'जरासंघ 
नी०। सम०--अवस्या क्षीणता,--जीर्च (वि) 
वयोवृद्ध, निर्बेलीङृत, दु्बंल--भर्तृ ० ३।१७,--सन्धः 
एक प्रसिद्ध राजा और योद्धा, बृहद्रथ का पुत्र (एक 
पौराणिक कथा के अनुसार यह अलग-अलग दो 
टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ, 'जरा' नामक राक्षसी 
ने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया--इसीलिए यह 
'जरासन्ध' के नाम से प्रख्यात हुआ। अपने पिता 
की मृत्य के पश्चात्‌ यह मगध और चेदि देश का 
राजा बना। जब इसने सुना कि कृष्ण ने मेरे जामाता 
कंस को मार डाला तो इसने बड़ी भारी सेना लेकर 
१८ बार मथुरा को घेरा--परन्तु हर बार मुंहकी 
खानी पड़ी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का 
अनुष्ठान किया तो अर्जून, कृण्ण और भीम ब्राह्मण 
का रूप धारण करके केवल अपने शत्रु को मार कर 
बन्दी राजाओं को कैद से छुड़ाने के लिए जरासन्ध 
की राजधानी में गये परन्तु जरासन्ध ने वन्दी राजाओं 
को छोड़ने से इंकार किया, तब भीम ने उसे द्वन्द्व युद्ध 
के लिए ललकारा। जरासन्ध बाहर निकल कर आया 
--दोनों में घोर युद्ध हुआ--पर अन्त में जरासन्ध 
भीम के हाथों मारा गया] । 


जरण (वि०) [जु+ल्युट्‌] बूढ़ा, क्षीण, निर्बल । sony त तत 
जरत्‌ (वि०) [ज्‌ शतृ] 1. बूढ़ा अधिक आयु का 2. निर्बल | जरायणिः [ जराया अपत्यम्‌-फिठा, | जरासन्ध का नाम । 


जीर्ण । सम० -कारः एक ऋषि जिसने वासुकि सर्प | जरायू (नपु०) [ जरामेति-इ |-ज्यूण्‌ ] 1. साँप की 
की बहन से विवाह किया था [एक दिन वह अपना केंचुली 2. भ्रूण की ऊपरी झिल्ली 3. योनि, गर्भाशय । 


( २९९ ) 


सम०--ज (वि०) गर्भाशय से उत्पन्न, पिण्डज--मनु० 
११४३, कु० ३।४२ पर मल्लि० । 
जरित (वि०) [ जरा--इतच्‌ | 1. बूढा, वयोवृद्ध 2. क्षीण, 
निर्बल । 
जरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ जरा+-इनि ] बूढा, वयो- 
वृद्ध । 
जरूथम्‌ [जु+-ऊथन्‌ ] माँस । 
जजर (वि०) [जज --अर] 1. बूढ़ा, निबंल, क्षीण 2. जीण, 
फटा पुराना, दूटा-फूटा, तोड़कर टुकड़े २ किया 
हुआ, खण्ड-खण्ड किया हुआ, छोटे २ टुकड़ों में विभक्त 
--जराजज॑रितविषाणकोटयो मृगा:--का ० २१, गात्रं 
जराजर्जरितं विहाय--महावी ० ७1१८, विसपंन्‌ घारा- 
भिर्लुठति घरणीं जर्जरकणः--उत्तर० १।२९, शि० 
४२३ 3. घायल, क्षतविक्षत 4: झोझरा, खोखला (जैसे 
कि टूटे घड़े की आवाज), रम्‌ इन्द्र का झण्डा। 
जर्जेरित (वि०) [जर्जर-+णिच्‌ +-क्त] 1. बूढ़ा, क्षीण, 
निर्बेल 2. घिसा-पिसा, झीर-झीर, फठा-पुराना, चिथड़े 
चिथड़े हुआ 3. पूरी तरह पराभूत, अयोग्य--स्मर- 
शरजजैरितापि सा प्रभाते--गीत० ८ । 
जजरीक (वि०) [ जर्जर--ईक नि० साधुः] 1. बुढ़ा, 
रीण 2. जीणं-शीणं- छेदों से भरा हुआ, सछिद्र । 
जर्तुः [ जन्‌ +-तु, र आदेशः ] 1, योनि, 2. हाथी । 
जल (वि०) [ जल्‌ +-अक्‌ ] स्फूतिहीन, ठण्डा, शीतल, जड । 
रूम पानी-_तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं 
जलं कापुरुषाः पिबन्ति--पञ्च० १।३२२ 2. एक 
सुगन्धित औषधि का पौघा, खस 3. शीतलता 
4. पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। सम०- अञ्चलम्‌ 1. झरना 
2. निर्झर 3. काई,--अज्जलि: 1. चुल्लू भर पानी 
2. मृतक के पितरों को जल तर्पण--कुपुत्रमासाद कुतो 
जलाञ्जलिः--चाण० ९५, मानस्यापि जलाञ्जलि 
सरभसं लोके न दत्तो यथा--अमरु ९७ (यहाँ जला- 
ऊजि दा' का अर्थ है--छोड़ देना, त्यागना) ,--अटनः 
सारस,--अटनी जोक,--अण्टकः घड़ियाल, मगरमच्छ, 
अत्ययः शरद्‌, पतझड,--अधिदेवतः--तम्‌ वरुण का 
विशेषण, (तम्‌) पूर्वाषाढा नक्षत्र पुञ्ज,---अधिष वरुण 
का विशेषण,--अम्बिका क्‌औँ,- अर्कः जल में पड़ने 
वाला सूर्य का प्रतिबिम्ब,-अर्णबः 1. वर्षा ऋतु 2. मीठे 
पानी का समुद्र,--अर्थिन्‌ (वि०) प्यासा,-अवतारः 
नदी के किनारे नाव पर उतरने का घाट,--अष्ठीला 
बड़ा चौकोर तालाब, --असुका जोक,-आकरः झरना, 
फोवारा, कूजा,--भाकाडकः,--काडक्ष:,--काडक्षिन्‌ 
(पुं०) हाथी,--आखुः ऊदबिलाव,--आत्मिका जोक, 
--आधारः तालाब, झील या सरोवर, जलाशय,-आयुका 
जोक,---आदई (वि०) गीला (द्रेम्‌) गीले कपड़े द्र) 
पानी से तर पद्धा,-आलोका जोक,-आवतंः भेंवर, जल- 


गुल्म,--आश्यः 1. तालाब, सरोवर, जलाशय 2.मछली 
3. समुद्र --आधश्रयः 1. तालाब, जलाशय,-आह्व- 
यम्‌ कमल,--इन्द्र: 1. वरुण का विशेषण 2. समुद्र, 
--इन्धनः वाडवार्नि,-इभः जलहस्ती, - ईद:,-ईइवर! 
1. वरुण का विशेषण 2. समुद्र,--उच्छबासः नाली. 
परीवाह 2. छलक कर बहना,--उदरम्‌ जलोदर नाम 
का रोग जिसमें पेट की त्वचा के नीचे पानी इकट्ठा हो 
जाता हूँ,-उड्ूव (वि०) जलचर,-- उरगा,--ओकस्‌ 
(प्‌ ०) ~ ओकसः जोक,--कण्टकः मगरमच्छ,--कपि 
सस,--कपोतः जलकबूतर,--करडूः 1. एक खाल 
2. नारियल 3. बादल 4. तरङ्ग, कमल,--कल्कः कीचड़, 
--काकः जलकौआ,--कान्तः हवा,-कान्तारः वरुण का 
विशेषण,--किराट: मगरमच्छ, घडियाल,---कुक्कुटः 
जलमुग, मुर्गावी,-कुन्तलः,-कोज्ञः काई, सेवारज,-कूपी 
1. झरना, कूआं 2. तालाब, 3. भंवर,---कूर्मः सूंस 
केलिः (१०)--क्रीडा (स्त्री?) जल में विहार 
करना, एक दूसरे पर पानी उछालना,- क्रिया मृतकों 
का पितरों को जरू-तर्पण देना,-- गुल्मः 1. कछुवा 
2. चौकोर तालाब 3. भंवर,--चर (वि०) ('जलेचर 
भी) जल में रहने वाले जीव-जन्तु "आजीवः “जीवः 
मछवा,---चारिन्‌ 1. जलजन्तु 2. मछली,--ज वि० 
जल में उत्पन्न या पेदा, (जः) 1. जलजन्तु 2. मछली 
3. काई 4. चन्द्रमा (जः,--जम्‌) 1. खोल 2. शङ्घ 
-अधरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमार:-रघु० ७६२, 
११॥६०, (जम) कमल, "आजीवः मछवा, “आसन 
ब्रह्मा का विशषषण---वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्जलिजँल- 
जासनम्‌-कु० २1२०,-- जन्लु: 1. मछली 2. कोई जल 
का जन्तु,-जन्तुका जोक,जन्मन्‌ कमल,--जिह्लः मगर- 
मच्छ,--जीविन्‌ (पुं) मछवाहा ।--वरद्ध 1. लहर 
2. एक वाद्य विशेष--जिसमें जल से भरा हुआ 
कटोरा (छडी के आघात से) सम स्वर पैदा करता” 
है । --ताडनम्‌ (शा०) पानी पीटना (आलं०) 
व्यर्थे काम,--त्रा छाता, त्रासः जलातडू रोग, पागल 
कुत्ते के काटने से हड़कायापन,--बः 1. बादल: 
विरलालोके जर्दा इव सज्जना:-पञ्च १।२९ 2. कपूर, 
अजनः साल का वृक्ष, आगसः वर्षाक्रतु, कालः 


वर्षाऋतु, क्षयः शरद्‌, पतझड, --वर्दुरः एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र,--देवता जलदेवी, जलपरी,--्रोणी डोलची 
~रः 1. बादल 2. समुद्र,-धारा पानी की घार, 
--धि: 1. समुद्र 2. दसनील 3. चार की संख्या, गा 
नदी, °जः चाँद, “जा लक्ष्मी, घन की देवी “रशना 
पृथ्वी,-- नकुलः ऊदबिलाव,--नरः जलपुरुष (इसके 
शरीर का निचला आधा भाग मछली के आकार का 
होता हें ),-निधिः 1. समुद्र 2. चार की संख्या,-निषंमः 
1. नाली, पानी का निकास 2. जलप्रपात, झरने के 


( ४०० ) 


पानी का नदी में गिरना,--नोलिः काई, सेवार,---पट- 
लम्‌ बादल,--पतिः 1. समुद्र 2. वरुण का विशेषण, 
~-पथः जलयात्रा--रघु० १७८१, पारावतः जल- 
कपोत,--पित्तम्‌ आग,- पुष्पम्‌ पानी में होने वाला 
फूल, कमल आदि,--पूरः 1. जल की बाढ़ 2. पानी की 
नंदी,--पृष्ठजा काई, सेवार,---प्रदानम्‌ मृतक पितरों 
को जल तर्पण,--प्रलय: जल के द्वारा विनाश,--प्रान्तः 
नदी का किनारा,--प्रायम्‌ जलबहुलप्रदेश--जलप्रायम- 
नूपं स्यात्‌--- अमर०,-प्रियः 1. चातक पक्षी 2. मछली, 
--ष्लवः ऊदबिलाव,--प्लावनम्‌ जलप्रलय, बाढ,---बधुः 
मछली,---बालक:,--,वालक: विध्य पहाड - बालिका 
बिजली,-बिडालः ऊदबिलाव,-बिम्बः, बिम्बम्‌ बुल- 
बुला, बिल्वः 1. एक (चौकोर) तालाब, सरोवर 
2. कछुवा 3. केंकड़ी,--भू (वि०) जल में उत्पन्न,-भूः 
(१०) 1. बादल 2. पानी जमा करके रखने का 
स्थान 3. एक प्रकार का कपूर,--मक्षिका पानी में रहने 
वाला एक कीड़ा,--मण्डूकम्‌--एक प्रकार का वाद्य 
यन्त्र, जल दर्दुर,-मार्गः नाली, जलप्रणाली,--मुच्‌ 
(पुं) बादल--मेघ० ६९ 2. एक प्रकार का कपूर, 
नामूतिः शिष का विशेषण,- -मूतिका ओला,--यन्त्रम्‌ 
1. पानी निकालने का यन्त्र--रहट 2. फव्वारा “गृहम्‌, 
“निकेतनम्‌, “मन्दिरम्‌ जल के मध्य बना भवन (ग्रीष्म 
भवन) या मकान जिसके आस पास फुहारे हों-क्वचि- 
द्विचित्रं जलयन्वमन्दिरम्‌-ऋतु० १।२,---यात्रा जल 
मार्ग से नाव आदि के द्वारा यात्रा,--यानम्‌ पानी की 
सवारी--जहाज, --रडकुः जलकुक्कुट, --रण्डः,-र्ण्डः 
1. भंवर 2. पानी की बूँद, बूंदाबांदी, जलकण 3. साँप, 
“रस समुद्री या सांभर नमक,--राशिः समुद्र, - रुहः, 
= हम्‌ कमल,---रूप: मगरमच्छ, रूता लहर, झाल 
--वायसः कौडिल्ला पक्षी,--वासः जल में बसना, 
~ वाहः बादळ,-- वाहनी पानी की मोरी, विषुवत्‌ 
शारदीय विषुवत्‌ (२२ या २३ सितम्बर) --वृश्चिकः 
झींगा मछली,-व्यालः पनियल साँप,--शयः,---शयनः, 
--शञायित्‌ (१०) विष्णु का विशेषण,--शूकम्‌ काई, 
सेवार,--शूकरः मगरमच्छ,--झोषः सोखा, अनावृष्टि 
संपिजी जोक,--सुचिः (स्त्रीश) 1. गंगाई सूंस 
2. एक प्रकार की मछली 3. कौवा 4. जोक,--स्थानम्‌, 
--स्थायः तालाब, सरोवर, जलाशय,--हुम्‌ छोटा 
जळमन्दिर (ग्रीष्म भवन) जो पानी के मध्य बना हो 
या जिसमें फोव्तारे लगे हों। ---हस्तिन्‌ (पु०) जल- 
हाथी,--हारिगी नाली,--हासः 1. झाग 2. समुद्रफेन 
(मसीक्षेपी नामक जलचर का भीतरी कवच) । 


जङ्गमः [ जल †-गम्‌ --खच्‌, मुमागमः ] चाण्डाल । 


जलमसिः [ जलेन मस्यति परिणमति--जल-मस्‌ +-इन्‌ ] 
1. बादल 2. एक प्रकार का कपुर । 


जलाका, जलालुका, जलिका, जलुका, जलूका [ जले आका- 
यति प्रकाशते--जल-!-आ-[-क--क--टापु, जले 
अलति गच्छति-जल--अल्‌-|-उक--टापू, जल--ठन्‌ 
टापू, जलम्‌ ओको यस्य पृषो० ] जोंक । 

जलेजम्‌, जलेजातम्‌ [ जले--जन्‌--ड, क्त वा सप्तम्या 
अलूक्‌ ] कमल । 

जलेशयः [ जले--शी --अच्‌, सप्तम्या अलूक्‌ ] 1. मछली 
2. विष्णु का नाम । 

जल्प्‌ (म्वा० पर० जल्पति, जल्पित) बोलना, बातें करना, 
सलाप करना-अविरलितकपोलं जल्पतोरत्रमेण-उत्तर० 
११२१, एकेन जल्पन्त्यनल्पाक्षरम्‌-पंच० १।११६, 
भतु० १।८२ 2. गुनगुनाना, अस्पष्ट उच्चारण करना 
3. प्रलाप करना, किच-किच करना, बालकलरव करना, 
कलकलघ्वनि करना, अभि--, बोलना, बातें करना, 
प्र--, 1. बोलना, कहना, बातें करना--कु० १।४५, 
2. पुकारना-सम्‌ --, बोलना, संलाप करना । 

जल्पः [ जल्प्‌ घडा ] 1. वक्तृता, भाषण 2. प्रवचन, 
बातचीत 3. बालकलरव, प्रलाप, गप-शप 4. वादविवाद, 
वाग्यूद्ध । 

जल्प (पा) क (वि०) (स्त्री--स्पिका) [ जल्पू--ण्वुल्‌, 
षाकन्‌ वा, ] बातूनी, गप्पी । 

जव (वि०) [ जु--अप्‌ ] फुर्तीला, चुस्त,--वः (क) वेग, 
फुर्ती, तेजी, द्रुतता--जवो हि सप्ते: परमं विभूषणम्‌ 
>-भतु० ३।१२१, श० १।८, (ख) त्वरा, क्षिप्रता 
--जवेन पीठादुदतिष्ठदच्युत:--शि० १।१२ 2. वेग। 
सम ०-अधिकः वेगवान्‌ घोड़ा, द्रुतगामी घोड़ा,-अनिलः 
तेज हवा, आंधी । 

जबन (वि०) (स्त्री -नी) [ जु+-ल्युट्‌ ] तेज, फुर्तीला, 
वेगवान्‌ रघु० ९।५६,--नः द्रुतगामी घोड़ा, तेज़ घोड़ा, 
--नम्‌ चाल, द्रुतगति, वेग । 

जवनिका, जवनी [ जूयते आच्छाद्यते अनया--जु+ल्युट्‌ 
ज-डीप्‌==जवनी+-कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्व:= जवनिका ] 
1. कनात 2. चिक, पर्दा-नरः संसारान्ते विशति 
यमधानीजवनिकाम्‌ --भतृं ० ३1११२ । 

जवसः [जु-असच्‌] पशुओं के चरने योग्य घास। 

जवा [जव+-टाप्‌] अड्हुल, जपा । 

जष्‌ (म्वा उभ०-जषति--ते) क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना, मारना । 


जस्‌ ¡ (दिवा० पर०--जस्यति) स्वतन्त्र करना, मुक्त करना, 
1 (स्वा० चुरा० पर०- जसति, जासयति) 1. चोट 
पहुँचाना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना 2. अवज्ञा करना, 
अपमान करना, उद्‌--, मारना-निजौजसोज्जास- 
यितुं जगद्दुहाम्‌ू--शि० १३७, भट्टि० ८. १२०। 
जहकः [हा--कन्‌, द्वित्वम्‌] 1. समय 2. बालक 3. साँप 
केचुली । 


( ४०१ ) 


जहत्‌ (वि०) (स्त्री>-ती) [ हा+-शत्‌ ] छोड़ने वाला, 
त्यागने वाला । सम०--लक्षणा, 
एक प्रकार (इसे 'लक्षणलक्षणा' भी कहते हैं) जिसमें 
शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़ देता हु परन्तु एक ऐसे अर्थ 
में प्रयुक्त होता है जो किसी न किसी प्रकार उस 
मुख्यार्थं से सम्बद्ध हें, उदा० 'गंगायां घोष: (गंगा में 
घर) में 'गंगा' शब्द अपने मुख्यार्थं को छोड़ कर 
गंगातट' को प्रकट करता हुँ--तु० 'अजहत्स्वार्था 
की भी । 

जहानकः [हा +शानच्‌ --कन्‌ | महाप्रलय । 

जहुः [हा-+-उण्‌, द्वित्वम्‌] पशु का बच्चा । 


जह्लः [ हा-+नु, द्वित्वमाकारलोपश्च ] सुहोत्र का पुत्र, एक 


प्राचीन राजा जिसने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में 
गोद लिया था । (जब गंगानदी भगीरथ की तपस्या 
के द्वारा स्वर्ग से इस धरा पर लाई गई तो मंदान में 
आकर उसने राजा जह्न की यज्ञभूमि को पानी में 


डुबो दिया । जह्न ने कद्ध हो कर गंगा को पी डाला । 
देवता, ऋषि और विशेष कर भगीरथ ने उनके क्रोध 
को शान्त किया । जह्न ने प्रसन्न होकर गंगा को 


अपने कानों के द्वारा बाहर निकालने की स्वीकृति दी । 
इसलिए गंगा जल्लं की पुत्री समझी गई और उसे 


जाह्नवी, जल्लकन्या, ज ह्ृतनया, जह्वनन्दिनी या जह" 


सुता आदि नामों से पुकारा गया--तु० रघु० ६।८५, 
८९५) 

आगरः [ जाग्‌--घडा, गुण ] जागरण, जागना, जागते 
रहना, --राजिजागरपरों दिवाशय:--रघु० ९३४ 
2. जाग्रत अवस्था की मनः सृष्टि 3 कवच, जिरहः 
बख्तर । 

जागरणम्‌ [जागृ+-ल्य्‌ट्‌] 1. जागना, प्रबुद्ध रहना 2. खबर- 
दारी, सतर्कता । 

जागरा [जागु+अ+-टाप्‌] दे० जागरण । 

जागरित (वि०) [जागृ +क्त] जागा हुआ, -तम्‌ जागना । 

जागरित (वि) (स्त्री०--त्री) जागरूक (वि०) [जागृ 
न-तुच, स्त्रियां डीप्‌ च, जागृ +-ऊक्‌] 1. जागरणशील 
जागता हुआ, निद्राशून्य--स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं 
वेद कस्तय--रघु० १०।३४ 2. खबरदार, सतर्क 
-वर्णाश्रमाक्षणजागरूक:--रघु० १४१५, शि० २०। 
३६ । 

जागतिः, जागर्या, जाग्रिया [ जागृ- | क्तिन्‌, जागृ+श+- 
यक्‌ ञ-टाप्‌, गुण, जाग्‌ञ-श्‌, रिङादेशः ] जागरण, 
जागते रहना । 

जागुडम्‌ [जगुड-|-अण्‌] केसर, ज्ञाफरान । 

जागू (अदा० पर०--जागति, जागरित) जागते रहना, 

५१ 


स्वार्था लक्षणा का | 


खत्ररदार या सावधान रहना (आल भी.) -सोऽपसर्षे- 
जजागार यथाकाल स्वपन्नपि -रघ० १७५१, गरौ 
षाडगुण्यचिन्तायामार्य चार्य च जाग्रति --मृद्रा० ७1१३, 
रात को बैठ रहना--या निया सर्वभूतानां तस्यां 
गति संयमी --भग० २1६९ 2. निद्रा से जगाया 

जाना, जागते रहना, आगे का देखना, दूरदर्शी होना । 

जाघनी [जघन +-अण्‌-+-डीप्‌] 1. पूँछ 2. जंघा । 

जाङ्गल (वि०) (स्त्री०--ली) [जङ्गलञ- अण्‌] 1. देहाती 
चित्रोपम 2. जङ्गली 3. बर्बर. असभ्य 4. बंजर, ऊसर 
लः चकोर, तीतर,- -लम्‌ 1. मांस 2. हरिण का 
मांस ! 

जाङगुलम्‌ [जङगुल +-अण्‌] जहर. विप । 

जाइगुलिः, जाङ्गुलिकः [जडगुल + इञा , ठक्‌ वा] साँप के 
काटे का चिकित्सक, विषवेद्य । 

जाङ्झिकः [जङ्का +-ठञ्ग्‌ ] 1. हरकारा, दूत 2. ऊंट । 

जाजिन्‌ (५०) जन्‌ [जज्‌--णिनि] योद्धा, लड़ने वाला--जजौ- 
जोजाजि --शि० १९।३। 


जाठर (वि०) (स्त्री०--री) [जठर--अण्‌] पेट से संबंध 
रखने वाला या पेट में होने वाळा, उदरघर्ती, औदर,' 
---रः पाचनशक्ति, जाठर रस । 

जाड्यम्‌ [जड + ष्यञ्‌] 1. ठंडक, शीतलता 2. अनासक्ति, 
आलस्य, निष्क्रियता 3. बुद्धि की मन्दता, बेवक़ूफी. 
जडता-तज्जाडचं वसुधाधिपस्य-भर्तृ ० २।१५, जाड्यं 
थियो हरति--२।२३, जाड्यं होमति गण्यते-५४ 
4. जिह्वा की नीरसता । 

जात (भू० क० कृ०) [जन्‌ --क्त] 1. अस्तित्व में लाया 
गया, जन्म दिया गया, पैदा किया गया 2. उगा हुआ. 
निकला हुआ 3. उद्भूत, उत्पन्न 4. अनुभूत, ग्रस्त 
(प्राय: समास में) दे० 'जन्‌', --त: पुत्र, बेटा (नाटकों 
में प्रायः “स्नेह या प्रेम द्योतक' के अर्थ मे प्रयुक्त 
अयि जात कथयितव्यं. कथय --उत्तर० ४, “प्यारे 
बच्चे' 'मेरे लाल, दुलारे'),--तम्‌ 1. जन्तु, जीवधारी, 
प्राणी 2. उत्पादन, उद्गम 3. भेद, प्रकार, श्रेणी, 
जाति 4. श्रेणी बनाने वाली वस्तुओं का समूह--निः- 
शेषविश्राणितकोशजातम्‌- रघु ० ५।१, संपत्ति का 
समूह अर्थात्‌ हर प्रकार की सम्पत्ति, इसी प्रकार 
कर्मजातम्‌ -- (सब कर्मों का समूह) सुख" वह सब 
कुछ जो 'सुख में सम्मिलित हे 5. बालक, बच्चा । 
सम०-- अपत्या माता,--अमर्ष (वि०) नाराज, क्रुद्ध, 
--अश्रु (वि०) आँसू बहाने वाला,--इष्टिः (स्त्री ०) 
जातकमंसंस्कार,---उक्षः थोड़ी आयु का बल, कर्मन्‌ 
बच्चे के जन्मते ही अनुष्ठत्र संस्कार --रघु० ३।१८ 

कलाप (वि०) (मोर को भाँति) पूँछ वाला,--काम 

(वि०) आसक्त,-- पक्ष (वि०) जिसके डने या पंख 
निकल आये हों, अजातपक्ष, अतुदितपक्ष,-पाञ्च(वि०) 


( ४०२ ) 


बन्धन युक्त, बेड़ी पडा हुआ,-- प्रत्यय (वि०) जिसके 
मन में विश्वास उत्पन्न हो गया हो,- मन्मथ (वि०) 
प्रेम में आसक्त,---मात्र (वि०) तुरंत का उत्पन्न, 
सद्योजात,--रूप (वि०) सुन्दर, उज्ज्वल, (पम्‌) सोना 
~ अप्याकरसमुत्पन्ना मणिजातिरसंस्कृता, जातरूपेण 
कल्याणि न हि संयोगमहेति--मालवि० ५1१८, नै» 
१।१२९,--बेदः (पु०) अग्नि का विशेषण-कु० २1४६, 
शि० २५१, रघु० १२१०४, १५७२ 

जातक (वि०) [ जात --कन्‌ ] जन्मा हुआ, उत्पन्न,--कः 
1. नवजात शिशु 2. भिक्षु,-- कम्‌ 1. जातकर्म संस्कार 
2. जन्म विषयक फलित ज्योतिष की गणना 3. एक 
जैसी वस्तुओं का संग्रह । 

जातिः (स्त्री०) [जन्‌ --क्तिन्‌] 1. जन्म, उत्पत्ति--मनु ० 
२।१४८ 2. जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप 
3. गोत्र, परिवार, वंश 4. जाति, कबीला या वर्ग 
(जनसमुदाय) --अरे मूढ जात्या चेप्वध्योञ्हम्‌, एषा 
सा जातिः परित्यक्ता-वेणी० ३, (हिन्दुओं की प्राथमिक 
जातयाँ केवल चार--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र-हैं) 5. श्रेणी, वर्ग, प्रकार, नस्ल--पद्युजाति, 
पुष्पजाति आदि 6. किसी एक वर्ग के विशेष गुण जो 
उसे और दूसरे वर्गों से पृथक करें, किसी एक नस्ल 
के लक्षण जो मूल तत्त्वों को बतलाएँ जंसे कि गाय 
और घोड़ों का 'गोत्व' 'अश्‍वत्व'--दे० गुण क्रिया और 
द्रव्य--शि० २४७, तु० काव्य २ 7. अंगीठी 
8. जायफल 9. चमेली का फूल या पौधा - पुष्पाणां 
प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभि:--अमरू 
१०, (इन दो अर्थो में 'जाती' ऐसा भी लिखा जाता 
हे) 10. (न्या० में) व्यर्थ उत्तर 11. (संगीत में) 
भारतीय स्वरग्राम के सात स्वर 12. छन्दों की एक 
श्रणी --दे० परिशिष्ट। सम०--अन्ध (वि०) जन्मान्ध 
भर्तृ १।९०,--कोशः, - षः, षम्‌, जायफल, 
--कोशी,--षी जावित्री,- घर्मः 1. किसी जाति के 
कर्तव्य, आचार 2. किसी जाति की सामान्य सम्पत्ति, 
-"ध्वंस: जाति या उसके विशेषाधिकारों की हानि, 
-पत्री जावित्रो, जायफल का ऊपरी छिल्का,-आह्यणः 
केवल जन्म से ब्राह्मण, गुण कर्म, तप और स्वाध्याय 
से हीन, अज्ञानी ब्राह्मण (तप: श्रुतं च योनिश्च त्रय 
ब्राह्मण्यकारणम्‌, तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण 
एव सः--शब्दार्थचिन्तामणि, --भ्रंशः जातिच्युति 
मनु ० ९॥६७,--भ्रष्ट (वि०) जातिच्यृत, जाति- 
बहिष्कृत, मात्रम्‌ 1. केवल जन्म’ केवल जन्म 


के कारण जीवन में प्राप्त पद 2. केवळ जाति. 
(तत्सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन का अभाव)-मनु० 


८1२०, १२।११४, - लक्षणम्‌ जातिसूचक भेद, जाति- 
सूचक विशेषताएँ, वाचक (वि०) नस्ल को बतलाने 


वाला (शब्द) -गौरश्वः पुरुषो हस्ती, वैरम्‌ जातिगत 
द्वेष, स्वाभाविक शत्रुता,--बैरिन्‌ (पुं ) स्वाभाविक 
शत्रु" शब्दः नस्ल या जाति बतलाने वाला नाम, 
जातिबोधक शब्द, जातिवाचक संज्ञा -- गौः, अश्वः, 
पुरुषः, हस्ती आदि,--संकरः दो जातियों का मिश्रण, 
दोगलापन,--सम्पन्न (वि०) अच्छे घराने का, कुलीन, 
-~सारम्‌ जायफल,--स्मर (वि०) जिसे अपने पूर्वं 
जन्म का वृत्तान्त याद हो-जातिस्मरो 'मृनिरस्मि 
जात्या का? ३५५,-- स्वभावः जातिगत स्वभाव 
या लक्षण, . होन (वि०) नीच जाति का, जाति- 
बहिष्कृत । 

जातिमत्‌ (वि०) [ जाति मतुप्‌ ] उत्तम कुल में उत्पन्न, 
ऊँचे घराने में जन्मा । 

जातु (अव्य०) [जन्‌] क्तुन्‌ पृषो० साधुः ] निम्नांकित 
अर्थों को प्रकट करने वाला अव्यय --1. कभी, सर्वथा, 
किसी समय, संभवत:--कि तेन जातु जातेन मातु- 
यौ वनहारिणा पंच० १।२६, न जातु कामः कामा- 
नामुपभोगेन शाम्यति--मनु० २।९४, कु० ५।५५ 
2. कदाचित्‌, कभी--रघु० १९।७ 3. एकबार, एक 
समय, किसी, दिन 4. विधिलिङ्‌ में प्रयुक्त होने पर 
इसका अथे हो जाता है “अनुमति न देना, सहन त कर 
सकना”--जातु तत्र भवान्वृषलं याजपेन्नावकल्पयामि 
(न मर्षयामि) सिद्धा० 5. लट्‌ लकार में प्रयुक्त होकर 
यह “निन्दा (गर्हा) प्रकट करता हे -जातु तत्र भवान्‌ 
वृषलं याजयति - तदेव । 

जातुधानः [ जातु गहितं धानं सन्निधानं यस्य ब० स० ] 
राक्षस, पिशाच । 

जातुष (वि०) (स्त्री-षी) | जतु-| अण्‌, षुक्‌ ] 1. लाख 
से बना हुआ, या लाख से ढका हुआ 2. चिपचिपा, 
चिपकने वाला । 

जात्य (वि०) [ जातिञ-यत्‌ | 1. एक ही परिवार का, 
सम्बन्धी 2. उत्तम, उत्तमकुलोद्धव, सत्कुलोत्पन्न, 
ला जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शौर्यवता कुशः--रघु० 
१७।४ 3. मनोहर, सुन्दर, सुखद । 

जानकी | जनक+-अण्‌+- डीप्‌ ] जनक की पुत्री सीता, राम 
की भार्या । 

जानपदः [जनपद +-अण्‌ ] 1. देहाती, गंवार, ग्रामीण, 
"किसान (विए० पौर) 2. देश 3. विपय,- - दा सर्वप्रिय 
उक्ति । 

जानि (बहत्रीहि समास में 'जाया शब्द' के स्थान में आदेश ) 

जानु (नपुं०) {जन्‌ + ण्‌ | घुटना -जानुभ्यामवर्नि 
गत्वा, पृथ्वीपर घुटनों के वल चल कर या घुटने टेक 
कर। सम०--दध्न (वि०) घुटनों तक ऊँचा, घटनों 
तक गहरा,-फलकम्‌,- - मण्डलम्‌ घुटने की पाली, 
“-सन्धिः घुटने का जोड़ । 


{ ड०रे ) 


जाप: [ जप्‌ --घडा | 1. प्रार्थना जपना, कान में कहना, 
गुनगुनाना 2. जप की हुई प्रार्थना या मन्त्र । 

जाबालः | जवाल-+-अण्‌ | रेवड़, बकरों का समूह । 

जामदग्न्यः [ जमदग्नि--यञ्य ] परशुराम, जमदग्नि का 
पुत्र । 

जामा [ जम्‌ |-अण्‌ वा० स्त्रीत्वम्‌ ] 1. पुत्री 2. स्तुषा, 
पुत्रवधू । 

जामात (पुं०) [ जायां माति मिनोति मिमीते वा नि० ] 
1. दामाद-जामातृयज्ञेन वयं निरुद्धा:--उत्तर० १1११, 
जामाता दशमो ग्रहः - सुभा० 2. स्वामी, मालिक 
3. सूरजमुखी फूल । 


जामिः (स्त्री) [ जम्‌ ¬-इन्‌ नि० बृद्धि: ] बहन, 
पुत्रो 3. पुत्रवधू 4. नजदीकी संबंधिनी (सन्निहित 
सपिड स्त्री. कुल्लूक) मनु० ३।५७, ५८ 5. गुणवतो 
सती साध्वी स्त्री । 

जामित्रम्‌ [-=-जायामित्रम्‌ | जन्मकुंडली में लग्न से सातवां 

तिथौ च जामित्रगृणान्वितायाम्‌--कु० ७।१, 

(जामित्रं ळग्वात्सप्तमं स्थानम्‌ --मल्लि०) वि०-कुछ 
लोग इस शब्द को 'जाया' से व्युत्पन्न मानते हैं क्योंकि 
फलित ज्योतिष में 'जामित्र' का चिह्न पत्नी के भावी 
सौभाग्य का सूचक [ जायामित्रम्‌ ] है परन्तु इस शब्द 
का स्पष्ट सम्वन्ध ग्रीक शब्द (1)18111८[1011) 
से हैँ । 

जामेय: [ जाम्या भगिन्या अपत्यम्‌ --ढडा, | भानजा, बहन 
का पुत्र । 

जाम्बवम्‌ | जम्ब्वाः फलम्‌ अण्‌ तस्य बा० न लुपू-तारा० ] 
1. सोना 2. जम्बुवृक्ष का फल, जामन । 


जाम्बवत्‌ (पुं०) [ जाम्ब +-मतुप्‌ ] रीछों का राजा जिसने 
लेका पर आक्रमण के समय. राम को सहायता की । यह 
अपनी चिकित्सासंबन्धी कुशलता के लिए भी प्रसिद्ध 
था (यह जांववान्‌ संभवतः कृष्ण के समय तक जीवित 
रहा, क्योंकि उस समथ स्पमन्तक मणि के लिए कृष्ण 
और जाम्बवान्‌ में युद्ध हुआ । इस स्यमन्तक मणि 
को जांबवान्‌ ने सत्राजित्‌ के भाई प्रसेन से प्राप्त 
किया था। युद्ध में कृष्ण ने जांबवान्‌ को पछाड़ 
दिया । परास्त होकर जांत्रवान्‌ ने स्यमन्तक मणि के 
साथ अपनो पुत्री जांववतो को भो कृष्ण के अर्पण कर 
दिया) 

जाम्बीरम्‌ (लम्‌) 
चकोतरा । 

जाम्नूनदम्‌ | जम्बूनद-+-अण्‌ | 1. सोना--रघु० १८४४ 
2. एक सोने का आभूषण--कृतरुचरच जाम्बूनद 
-“शि० ४६६ 3. धूतरे का पौधा । 

जाया [ जन्‌ +यक्--टाप, आत्व | पत्नी, (शब्द की व्य- 
त्पत्ति मनु० ९।८ के अनुसार--पतिर्भार्या संप्रविश्य 


[ जंत्रीर+अण्‌, पक्षे रलयोरभेद” ] 


गर्भो भूत्वेह जायते, जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां 
जायते पुनः--दे० रघु० २।१ पर मल्लि) बहुव्रीहि 
के उत्तर पद में 'जाया' का बदलकर 'जानि' हो जाता 
हे यथा 'सीताजानिः' सीता जिसकी पत्नी है, इसी 
प्रकार युवजानिः, वामार्धजानिः । सम०--अनुजीविन्‌ 
(पुं)) --आजीवः 1. अभिनेता, नट 2, वेश्या का पति 
3. मोहताज, दरिद्र,--पती (द्वि० व०) पति और पत्नी 
(इसके दूसरे रूप हुँ-- दंपती, जंपती ) 

जायिन्‌ (वि०) (स्त्री--नी) | जि+णिनि | जीतने 
वाला, दमन करने वाला (पुं) (संगीत म) ध्रुपद 
जाति की एक ताल । 

जायुः [ जि-उण्‌ ] 1. औषधि 2. वंद्य । 

जारः | जीर्यति अनेन स्त्रियाः .सतीत्वम्‌ जु--घञ्य_ जरय- 
तीति जारः--निरु० ] उपपति, प्रेमी आशिक--रथ- 
कारः स्वकां भार्या सजारां शिरसावहत्‌-पंच० ४।५४। 
सम०--जः,-- जन्मन्‌, -जातः दोगला, हरामी, -भरा 
व्यभिचारिणी स्त्री । 

जारिणी [ जार+- इनि -+-डीप्‌ | व्यभिचारिणी स्त्री । 

जालम्‌ [ जल्‌ +-ण | 1. फंदा, पाश 2. जाला, मकड़ी का 
जाला 3. कवच, तार की जालियों का बना शिरस्त्राण 
4. अक्षिकारंभ्र, गवाक्ष, झिलमिली, खिड़की--जाला- 
न्तरप्रेषितदृष्टिरन्या-रघु ० ७।९, घधूर्पर्जालविनिः 
सृतैर्वलभयः संदिग्वपारावताः-विक्रम० ३।२, कु० 
७।६० 5. संग्रह, संघात, राशि, ढेर--चितासन्तति- 
तन्तुजालनिबिडस्यृतेव--मा० ५।१०, कु० ७८९, 
शि० ४1४६, अमरु ५८ 6. जादू 7. भ्रम, धोखा 
8. अनखिला फूल। सम०--अक्षः झरोखा, खिड़की, 
--कर्मन्‌ (नपुं) मछली पकड़ने का घंधा, मछली 
पकडना,-कारकः 1. जाल निर्माता 2. मकड़ी,-मोणिका 
एक प्रकार की मंथानी,-पाद्‌ - पादः कलहंस,-- प्रायः 
कवच, जिरहबस्तर । 

जालकम्‌ | जालमिव कायति-{-के+-क ] 1. फन्दा 2. सम्‌- 
च्चय, संग्रह --बद्धं कर्णशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां 
जालकम्‌--श० १।३०, रघु० ९।६८. 3. गवाक्ष, 
खिड़की 4. कली, अनखिला फूल -अभिनवर्जालकर्मा. 
लतीनांम्‌- मेघ ९८, इसी प्रकार-- यूथिकाजालकानि 
--२६ 5. (बालों में पहना जाने वाला) एक प्रकार 
का आभूषण - तिलकजालकजालकमौक्तिकः:--रघु० 
९।४४ (आभरणविशेपः) 6. घोंसला 7. भ्रम, धोखा । 
सम० -सालिन्‌ (बि०) अवगुण्ठित 

जालकिन्‌ (पुं) | जालक+-इनि | बादल । 

जालकिनी | जालकिन्‌ +-ङीप्‌ | भेड़ । 

जालिकः [ जाल -ठन्‌ ] 1. मछवाहा 2. बहेलिया, चिड़ी- 
मार 3. मकड़ी 4. प्रान्त का राज्यपाल या मुख्य-शासक 
5. बदमास, ठग, --का 1. जाली 2. जञ्जीरों का बना 


{ छड ) 


कवच 3. मकड़ी 4. जोंक 5. विघवा 6. 
7. घूंघट, मुख पर डालने का ऊनी कपडा । 

जालिनी [ जाल 1-इनि +-डीप्‌ ] चित्रों से सुभूषित कमरा। 

जाल्म (वि०) (स्त्री०-ल्मी) [ जल्‌ +णिक्‌ बा० म] 
1. कूर, निष्ठुर, कठोर 2. उतावला, अविवेकी,--ल्मः 
(स्वी--ल्भी) 1. बदमाश, शठ, लुच्चा, पाजी, कुकर्मी 
"अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भावेन गतः स जाल्म इति 
-विक्रम० १ 2. निर्धन आदमी, नीच, अघम । 

जाल्मक (वि०) (स्त्री०--ल्मिका) [ जाल्म+-कन्‌ ] 
घृणित, नीच, कमीना, तिरस्करणीय । 

जावन्यम्‌ [ जवन+ष्यञ्य्‌ ] 1. चाल, तेजी 2. शीघता, 
त्वरा । 

जाहम्‌ एक प्रत्यय जो शरीर के अङ्गों के अभिघायक संज्ञा 
शब्दों के अन्त में 'मूल' को प्रकट करने के लिए जोड़ा 
जाता है-कर्णजाहम्‌-कान की जड़, इसी प्रकार अक्षि? 
ओष्ठ? आदि । 

जाह्नवी | जहनु +- अण्‌ +-ड़ीप्‌ ] गङ्गा नदी का विशेषण । 

जि (भ्वा० पर० (परा और वि पूर्व आने पर--आ० ) 
जयति, जित) 1. जीतना, हराना, विजय प्राप्त करना, 
दमन करना--जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जलद- 
पटलानि--पञ्च० १३३०, भट्टि० १५७६, १६२ 
2. मात कर देना, आगे बढ़ जाना--गजितानन्तरां 
वृष्टि सौभाग्येन जिगाय सा--कु० २।५३, रघु० ३1३४ 
घट० २२, शि० १।१९ 3, जीतना (दिग्विजय करना 
या जूए में जीतना), दिग्विजय करके हस्तगत करना 
-“आगजीयत घृणा ततो मंही-- रघु० ११६५, (यहाँ 
'जि' का अर्थ विजय प्राप्त करना भी है) --मनु० 
७1९६ 4. दमन करना, दबाना, नियन्त्रण रखना 
(कामावेग आदि पर) विजय प्राप्त करना 5. विजयी 
होना, प्रमुख या सर्वोत्तम बनना (प्राय: नान्दी इलोंकों 
य! अभिवादन आदि में प्रयुक्त) -जयतु जयतु महाराजः 
(नाटकों में), स जयति परिणद्ध: शक्तिभिः शक्तिनाथः 
"मा० ५।१, जितमुडुपतिना नमः सुरेभ्यः रत्न० 
१४, भर्तु० २।२ गीत० १।१, प्रेर० जापयति, जित- 
वाना, विजय दिलाना, सन्नन्त--जिगीषति जीतने की, 
हस्तगत करने की, आगे बढ़ जाने की, रीस करने की, 
होड़ लगाने की इच्छा करना; अधि-,जीतना, हराना, 
पछाड़ना--भर्तृ० १९।२, निस्‌--1. जीतना, हराना 
7रघु० ३।५१, भट्टि० २५२, ७९४ याज्म ३।२९२ 
2. जीत लेना दिग्विजय द्वारा हस्तगत करना--मनु० 
८1१५४, परा--(आ०) 1. हराना, जीतना, विजय 
प्राप्त करना, दमन करना--यं पराजयसे मृषा-याज्ञ० 
२।७५, भट्टि० ८।९ 2. खोना, वञ्चित होना 3. जीत 
लिया जाना या वशीभूत किया जाना, (कुछ) असह्य 
लगना--अव्ययनात्पराजयते -सिद्धा०, अध्ययन करना 


कठिन या असह्य लगता हँ-भट्टि ० ८७१, बि-(आ०) 
1. जीतना 2. हराना, वशीभूत करना, दमन करना 
~ व्यजेष्ट षड्वर्गम्‌-भट्टि० १।२, प्रायस्त्वन्मु खसेवया 
विजयते विश्वं स पुष्पायुधः-गीत० १०, भट्टि० २३९ 
१५।३९ 3. मात कर देना, आगे बढ़ जाना--चक्षुभें- 
चकमम्बुजं विजयते--विद्धशा० १।३३ 4. जीत लेना, 
दिग्विजय करके हस्तगत करना--भूजविजितविमान- 
रघु० १२।१०४, १।५९, शा० २।१३ 5. विजयी होना, 
श्रेष्ठ या सर्वोत्तम होना--विजयतां देव:--श० ५, 

जिः [ जि+डि ] पिशाच । 

जियत्तुः [गम्‌+-त्नु, सन्वद्भावत्वात्‌ द्वित्वम्‌ ] प्राण, 
जीवन । 

जिगीषा [ जि+सन्‌+-अ~-टाप्‌ ] 1. जीतने की, दमन 
करने की, या वशीभूत करन की इक्छा--यानं सस्मार 
कौबेरं वैवस्वतजिगीषया-रघु० १५1४५ 2. स्पर्धा प्रति- 
दृंद्विता 3. प्रमुखता 4. चेष्टा, व्यवसाय, जीवनचर्या । 

जिगोषु (वि०) [ जि+सन्‌--उ ] जीतने का इच्छूक । 

जिघत्सा [ अद्‌+-सन्‌+-अ, घसादेशः 1. खाने की इच्छा 
बुभुक्षा 2. हाथपाँव मारना 3. प्रबल उद्योग करना । 

जिघत्सु (वि०) [ अद्‌ +सन्‌-+-उ घसादेशः [ बृभुक्षु, 
भूखा । 

जिघांसा | इन्‌ +-सन्‌ --अ--टाप्‌ | मार डाने की इच्छा 
-एरघु० १५।१९। 

जिघांसु [ हन्‌+-सन्‌-+- उ | मार डालने का इच्छुक, घातक, 
“सु: शत्रु, वेरी । हि 

जिधुक्षा [ ग्रह +सन्‌+अ--ठाप्‌ | अहण करने की या 
लेने की इच्छा । हे 

जिघ्र (दि०) [ घा+श जिप्रादेश:] 1. सूंघने वाला 
2. अटकळबाज, त लगाने वाला, निरीक्षण करने 
वाला--उदा० घ्र: सपत्नीजनः -सा० द० । 

जिज्ञासा | ज्ञा+सन्‌-+-अ--टाप्‌ ] जानने की इच्छा, कृतू- 
हल, कौतुक या ज्ञानेप्सा । दै | 

जिज्ञासु (वि०) [ज्ञा+सन्‌+ उ] 1. जानने का इच्छुक, 
ज्ञानेप्सु, प्रश्‍नशील--भग० ६।४४ 2. मुमुक्षु। 

जित्‌ (वि०) [ जि-+- क्विप्‌ ] (समास के अन्त में प्रयुक्त ) 
जीतने वाला, परास्त करने वाला, विजय प्राप्त करने 
वाला--तारकजित्‌, कंसजित्‌, सहस्रजित्‌ आदि । 

जित (भू० क० कृ०) [ जि+क्त ] जीता हुआ, अभिभूत, 
दमन किया हुआ, (शत्रु या आवेग आदि) संयत, 
2. हस्तगत, हासिल, (दिग्विजय द्वारा) प्राप्त 3. मात 
दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4. वशीभूत, दासीकृत या 
प्रभावित--कामजित श्रीजित आदि । सम--अक्षर 
(वि०) भलीभांति या तुरन्त पढ़ने वाला, --अमित्र 
(वि०) जिसने अपने शतुओं को जोत लिया हँ, जेता 
विजयी,---अरि (वि०) जिसने अपने शत्रुओं पर विजय 


( ४०५ ) 


प्राप्त कर ली है (रिः) बुद्ध का विशेषण,--आत्मन्‌ 
(वि5) जितेन्द्रियः आवेशशून्य,--आहव (वि०) 
विजयी,---इन्द्रिय (वि०) जिसने अपनी वासना पर 
विजय प्राप्त कर लो हे या जिसने अपनी ज्ञानेन्द्रियों- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द-को वश में कर लिया 
है-श्रुत्वा स्पृष्ट्वाऽथ दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो 
नरः, न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः 
--मनु० २।९८, -काशिन्‌ (वि०} विजयी दिखाई 
देने वाळा, विजय का अहंकार करने वाला, अपनी 

विजय की शान दिखाने वाला--चाणकयोऽपि जितः 
काशितया--मुद्रा० २, जितकाशी राजसेवकः तदेव 
--कोष,--क्ोध ( वि० ) स्थिरता, शान्तचित्तता, 
जपुप्णवाबता "सस; पीपल के वृक्ष की लाठी,--श्रमः 
“परिश्रम करने का अभ्यस्त, कठोर,--स्वर्यः जिसने 
स्वर्ग प्राप्त कर लिया हूँ । 

जितिः (स्त्री०) [जि¬- क्तिन्‌] विजय, दिग्विजय । 

जितुमः, जित्तमः [जित्‌+तमप्‌, जित्तम=जितुम पृषो० 
साधुः] मिथुन राशि, राशिचक्र में तीसरी राशि 
(ग्रीक शब्द) । 

जित्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ जि+-क्वरप्‌ ] विजयी, 
जीतने वाला, विजेता--शास्त्राष्युपायंसत जित्वराणि 
“भट्टि> ११६, कदलोकृतभूपालो आतृभिजित्वरेदि- 
शाम्‌--शि० २।९। 

जिन (वि०) [जि--नकः] 1. विजयी, विजेता 2. अतिवृद्ध, 
तानः 1. किसी वर्ग का प्रमुख, बौद्ध या जैनसाधु, 
जेनी अहत्‌ या तीर्थकर 3. विष्णु का विशेषण । सम? 
¬इसखः,-ईश्वरः 1. प्रमुख बौद्ध सन्त 2. जेन तीर्थकर, 
~सन्‌ (नपु ०) जैनमन्दिर या विहार । 

जिवाजिबः [=जौवञ्जीव, पृषो० साधुः] चकोर पक्षी । 


जिष्णु (वि०) [जि--गृत्स्नु] 1. विजयी, विजेता,--रघु० 
४८५, १०।१८ 2. विजय लाभ करने वाला, लाभ 
उठाने वाला 3. (समास के अन्त में) जीतने वाला, 
आगे बढ़ जाने वाला-अलिनीजिष्णुः कचानां चयः 
-:भेट्टि० १।६, शि० १३1२१,-ष्णुः 1. सूर्यं 2. इन्द्र 
3. विष्णु 4. अर्जन । 

जिल्ल (वि०) [जहाति सरलमागे, हा+-मन्‌ सन्वत्‌ आलो- 
पश्च] 1. ढलवां, कुटिल, तिरछा 2. टेढ़ा, बांका, 
वक्रदृष्टि --ऋतु० १।१२ 3. घुमावदार, वक्र, टेढ़ा- 
मेढा 4. नैतिकता की दृष्टि से कुटिल, घोखेबाज, 
बेईमान, दुष्ट, अनीतिपूर्ण - - घृतहेतिरप्यघृतजिह्यमतिः 
¬ कि० ६1२४ सुहुदर्थमीहितमजिह्याधियाम्‌ -- शि० 
९।६२ 5. धुंधला, निष्प्रभ, फीका--विधिसमयनियो- 
गाहीप्तिसंहारजिह्यम्‌-कि० १।४६ 6. मन्थर, आलसी 
--ह्मम-बेईमानी, झूठा व्यवहार । सम०-अक्ष 
(वि०) भँगा, एंचाताना,-गः साँप,- गति (वि०) 


टेढ़ामेढ़ा चलने वाला, तियंग्गति से चलने वाला 
ऋतु० १।१३,-मेहूनः मेंडक,-- योधिन्‌ (वि०) अधर्मी 
योद्धा,--शल्यः खैर का वृक्ष । 

जिहृः [ह्वे !-ड द्वित्वादि] जीभ } 

जिह्वल (वि०) [जिह्व +ला +-क] जिभला, चटोरा । 

जिह्वा [ लिहन्ति अनया - -लिहन-वन्‌ नि० ] 1. जीभ 
2. आग को जीभ अर्थात्‌ लौ। सम०-- आस्वादः 
चाटना, लपलपाना, उल्लेखनी,-- उल्लेखनिका, 
निर्लेखनम्‌ जीभ खुरचते वाला, पः 1. कृत्ता 
2. बिल्ली 3 व्याघ्च 4. चीता 5. रीछ,--मूलम्‌ जिह्वा 
की जड़, - मूलीय (वि०) क्‌ और खू से पूर्व विसर्ग 
की ध्वनि, तथा कण्ठय व्यञ्जनों की ध्वनि का द्योतक 
शब्द (व्या० में),--रदः पक्षी, - लिहू (पुं०) कुत्ता, 
लौल्यम्‌ लालच,- शल्य: खैर का पेड़ । 

जीन (वि०) [ज्या-+क्त] बू ड़, वयोवृद्ध, क्षीण, -- नः चमड़े 
का थेला-जीनकाम्‌ंकबस्तावीन्‌ पृथग्दद्यादिशुद्धये 
--मनु० ११।१३९ । « 

जीमूतः [जयति नभः, जीयते अनिलेन जीवनस्योदकस्य मूतं 
बन्धो यत्र, जीवनं जलं मूतं बद्धम्‌ अनेन, जीवनं 
मुञ्चतीति वा पृषो० तारा०] 1. बादल--जोमूतेन 
स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्ति-मेध० ४ 2. इन्द्र 
का विशेषण । सम०--कूटः एक पहाड़,--वाहनः 
1. इन्द्र 2. नागानन्द नाटक में नायक, विद्याधरों का 
राजा (कथा सरित्सागर में भी उल्लेख [जीमूतवाहन, 
जीमूतकेतु का पुत्र था, अपनी दानशीलता तथा 
धमर्थिवृत्ति के कारण प्रख्यात था। जब उसके 
बन्धुवान्धवों ने ही उसके पिता की राजधानी पर 
आक्रमण किया तो उसने अपने पिता जी को कहा 
कि इस राज्य को अपने आक्रमणकारी बन्धुबान्धवों 
के लिए छोड़ दो तथा स्वयं मलयपर्वत पर रह कर 
अपना पवित्र जीवन बिताओ । एक दिन कहा जाता 
है कि जीमूतवाहन ने उस सांप का स्थान ग्रहण किया 
जो कि अपने समझौते-के अनुसार गरुड़ को उसके 
दैनिक भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाना था १ 
अन्तः में अपने उदार तथा हृदयस्पर्शी व्यवहार के द्वारा 
जीमूत वाहून ने गरुड़ को इस बात के लिए अभिप्रेरित 
किया कि वह साँपों को खाने की आदत छोड़ दे। 
नाटक में इस कहानी को बड़े ही कारुण्यपूर्ण ढंग से 
कहा ममा हें वाहिन्‌ (पुं०) घूआं । 

जीरः-[ ज्याय-रक्‌, सम्प्रसारणं दीर्घश्च ] 1. तलवार 
2. जीरा । 

जीरकः, जीरणः [जीर-{-कन्‌, पृषो० कस्य णः] जीरा । 

जोणं (वि०) [ जुञ-क्त ] 1. पुराना, प्राचीन 2. धिसा- 
विसा, शीणे, बरबाद, ध्वस्त, फटा-पुराना (वस्त्रादिक) 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय--भग० २।२२, 


( ४०६ ) 


3. पचा हुआ,--सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुत:--हि० 
१1२२,- णः 1. बूढ़ा आदमी 2. वृक्ष,--र्णम्‌ 1. गुग्गुल 
2. बुढ़ापा, क्षोणता । सम०--उद्धारः पुराने को नया 
बनाना, मरम्मत, विशेषकर किसी मन्दिर धर्मार्थ 
संस्था या घामिक, स्थान की,--उद्यानम उजड़ा 
हुआ तथा उपेक्षित बाग,- ज्वरः पुराना बुखार, 
अधिक दिनों से रहने वाला मन्द ज्वर,-पणः 
कदम्व वृक्ष,-- वाटिका उजड़ी हुई बय़ीची,-- वस्त्रम्‌ 
वेक्रान्तमणि । 


जीर्णकः (वि०) [ जीर्ण+कन्‌ ] करीव-करीब सूखा या 


मरझाया हुआ । 


जोणिः (स्त्री०) [ ज--क्तिन्‌ ] 1. बुढापा, क्षीणता, कृशता, 


दुर्बलता 2. पाचन-शक्ति । 


जीव (भ्वा० पर०-जीवति, जीवित) 1. जीना, जीवित रहना 


--यस्मिज्जीवम्ति जीवंति बहवः सोऽत्र जोवति-पंच ० 
१।२३, मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति 

शि० २।४५, मनु० २।२३५ 2. पुनर्जीवित करना 
जीवित होना 3. (किसी वृत्ति के सहारे) रहना, निर्वाह 
करना, आजीविका करना (करण० के साथ) -- सत्या- 
नृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते--मनु० ४।६, 
विपणेन च जीवन्तः ३।१५२, १६२, ११।२६, कभी कभी 
सजातीय कर्म के साथ इसी अर्थ में प्रयुक्त--अजिह्या- 
मशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ -मन्‌० ४।११ 
4. (आल०) आशित रहना, जीवित रहने के लिए 
किसी पर निर्भर करना (अधि० के साथ)--चौरा 
प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः, प्रमदाः काम- 
यानेषु यजमानेषु याचकाः, राजा विवदमानेषु नित्यं 
मेष पण्डिताः महा०, प्रेर०--1. फिर जान डालना 
2. पालन पोषण करना, (भोजन द्वारा) पालना 
शिक्षित करना, सिखाना पढ़ाना, अति, 1. जीवित 
रह जाना 2. जीवन प्रणाली में दूसरों से आगे बढ़ 
जाना (अधिक शान से रहना) - अत्यजीवदमराल- 
केशवरौ--रधु० १९।१५, अनु --1. लटकना, सहारे 
निर्भर रहना, जीवित रहना, सेवा करना,--स तु तस्या 
पाणिग्राहकमनुजीविष्यति-दश० १२२ 2. बिना ईर्ष्या- 
के देखना - यां तां श्रियमसूयामः पुरा दुष्ट्वा युधि- 
ष्ठिरे, अद्य तामनुजीवामः महा० 3. किसी के लिए 
जीवित रहना 4. जीवनचर्या में दूसरों के पीछे चलना 
--रघु० १९।१५, अने० पा० (अन्वजीवत्‌ था अव्य- 
जोवत्‌) 5. जीवित रहना, बचा रहना, उद्‌,-_पुनर्जी- 
वित करना, फिर जीवित होना--उदजीवत्‌ सुमित्राभू 
--भट्टि०१७।९५, उप, 1. किसी आधार पर जीवित 
रहना, निर्वाह करना, आजीविका करना--कां वृत्ति 
मृपजीवत्यार्यः, संवाहकवृत्तिमुपजीवामि--मृच्छ० २, 
शेषास्तमुपजीवेययर्थव पितरं तथा--मनु० ९।१०५, 


याज्ञ० २।३०१ 2. सेवा करना, आश्रित रहना--शि० 
९।३२ । 


जीव (वि०) [जीव्‌न-क | जीवित, विद्यमान --वः 


1. जीवन का सिद्धांत, इवास, प्राण, आत्मा--गतजीव, 
जीवत्याग, जीवाशः आदि 2. वैयक्तिक या व्यक्तिगत 
रूप से मानव शरोर में रहने वाला आत्मा जो कि इस 
शरीर को जीवन, गति तथा संवेदना देता हे ('जीवा- 
त्मन्‌' कहलाता है, विप० 'परमात्मन्‌' शब्द हे) याज्ञ० 
३1१३१, मनु० १२।२२, २३ 3. जीवन, अस्तित्व 
4. जानवर, जीवधारी प्राणी 5. आजीविका, व्यवसाय 
6. कर्ण का नाम, 7. प्रक मरुत्‌ का नाम 8. 'पुष्य' 
नक्षत्रपुंज । सम०-- अन्तकः 1. चिड़ीमार, बहेलिया 
2. कातिल, हत्यारा,--आदानम्‌ (पुं०) मानव शरीर 
में रहने वाला आत्मा (विप० परमात्मन्‌) आदानम्‌ 
स्वस्थ रुधिर निकालना, (आयु० में) रुधिर निकलना 
--आधानम्‌ जीवन का प्ररक्षण-- आधारः हृदय-इंधः 
नम्‌ दहकती हुई लकड़ी, जलता हुआ काठ,- उत्सर्ग 
प्राणोत्सर्गं करना, ऐच्छिक मृत्यु, आत्महत्या, ऊर्णा 
जीवित पशु की ऊन- -गृहम्‌, - मन्दिरम्‌ आत्मा का 
वासगृह, शरीर,-पग्राह: जीवित पकड़ा हुआ कॅदी,-जोव 
(जीवञ्जीवः भी) चकोर पक्षो,--दः 1. वेद्य 2. शत्रु 
--दे्ा नश्वर अस्तित्व,-- धनम्‌ 'जीवित दौलत' जीव- 
घारी प्राणियों के रूप में संपत्ति, पशुधन,-- धानी पृथ्वी 
--पतिः (स्त्री ०) --पत्नी वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हे,--पुत्रा,-बत्सा वह स्त्री जिसका पुत्र जीवित 
ह, मातृका सात माताएं या देवियाँ जो प्राणियों का 
पालन पोषण करने वाली मानी जाती हैं (कुमारं 
घन दानन्दा विमला मंगला बला पद्मा चेति च विख्याताः 
सप्तैता जीवमातृकाः) ---रक्तम्‌ स्त्री का रज, आतव, 
लोकः जीवधारी प्राणियों का संसार, मर्त्यलोक, 
प्राणिजगत्‌ - त्वतूप्रयाण शान्तालोकः सर्वतो जीव- 
लोकः- मा० ९1३७, जीवलोकतिलकः प्रलीयते---२१, 
इसी प्रकार-- स्वप्नेंद्रजाळसदृशः खलू जीवलीक;--शा० 
२।२, भग० ११।७ उत्तर० ४।१७, 2. जीवधारी प्राणी, 
मनुष्य-दिवस इवाभ्रव्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य-श० 
३।१२, आलोकमर्कादिव जीवलोकः---रघु० ५1५५, 
- वृत्तिः (स्त्री०) पशुपालन, गायभैस आदि पालन का 
रोजगार,--- शेष (वि०) जिसकी केवल जान बची हो 
जो सब कुछ छोड़ कर केवल जान लेकर भाग आया 
हो,--संक्रमणम्‌ जीव का एक शरीर छोड़कर दूसरे 
शरीर में जाना,--साधनम्‌ धान्य, अनाज,--साफल्यम्‌ 
जीवनधारण करने के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति,--सूः जीव- 
घारी प्राणियों की माता, वह स्त्री जिसके बच्चे जीवित 
हों,-स्थानम्‌ 1. जोड़, अस्थिसधि 2. मम, हृदय । 


जीवक: [ जीव्‌ +णिच्‌+-ण्वुलू | 1. जीवधारी प्राणी 


( wos ) 


2. सेवक 3. बौद्धभिक्षु, भिक्षा के सहारे ही जीवित 
रहने वाला भिखारी 4. सूदखोर 5. सपेरां 6. वृक्ष । 

जीवत्‌ (वि०) (स्त्री०_न्तौ) [ जीव्‌- शतु ] जीवित 
सजीव । सम०---तोका वह स्त्री जिसके बच्च जिन्दा 
हो,--- पति: (स्त्री०)-पत्नी (स्त्री०) वह स्त्री जिसका 
पति जीवित है,--मुक्त (वि०). जीवन्मुक्त, जिसने 
परमात्मा के सत्यज्ञान से पवित्र होकर भावी जीवन 
से मूक्ति पा ली है, सांसारिक बंधनों से मुक्त,-- मुक्ति: 
(स्त्री०) इसी जीवन में परममोक्ष की प्राप्ति,--मृत 
(वि०) जीता हुआ ही मृतक, जो जीता हुआ ही मुदे 
के समान वेकार है, (पागल आदमी या भ्रष्टचरित्र 
व्यक्ति) । 

जीवथ: | जीव्‌-|-अथ ] 1. जीवन, अस्तित्व 2. कछुवा 
3. मोर 4. बादल । 

जीवन (वि०) (स्त्री०--नी) [ जीव्‌]-ल्युट्‌ | जीवनप्रद, 
जीवनदाता, प्राणप्रद.--नः 1. जीवित आधारी 2. वायु 
3. पुत्र,-- नम्‌ जिन्दा रहना, अस्तित्व (आलं०) त्व- 
मसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनम्‌--गीत० १० 
2. जीवन का सिद्धांत, संजीबनीशक्ति--भग० ७1९ 
3. जल वीजानां प्रभव नमोऽस्तु जीवनाय--कि० 
१८।३९, या जीवनं-जीवनं हन्ति प्राणान्‌ हन्ति समीरण: 
--उद्धूट 4. आजीविका, वृत्ति, अस्तित्व के साधन 
(आळं० से भी) मनु० ११।७६, हि० ३।३३ 5. पिछले 
दिन के रक्खे दूध से बनाया गया मक्खन 6. मज्जा । 
सम०-अन्तः मत्यु, -आघातम्‌ विष, आवासः 
1. जल में रहना, वरुण का विशेषण, जल की अधिष्ठात्री 
देवता 2. शरीर, उपायः आजीविका, ओषधम्‌ 
1. अमृत 2. संजीवनी औषध । 


जीवनकम्‌ [ जीवन --कन्‌ ] आहार, भोजन । 

जीवनीयम्‌ [ जीव्‌ +-अनीयर्‌ ] 1. जल, 2. ताजा दूध । 

जीवन्तः | जीव्‌ +-झच्‌ ] 1. जीवन, अस्तित्व 2. दवाई, 
औषधि । 

जीवन्तिकः [ =जीवान्तकः, पूषो० ] बहेलिया, चिड़ीमार । 

जीवा [ जीव्‌+-अच्‌‡-टाप्‌ | 1 जल 2. पृथ्वी 3. धनुष की 
डोरी-मृहुर्जीवाघोषेर्बेधिरयति-महावी ० ६।३० 4. चाप 
केदो सिरोंको मिलाने वाली रेखा 5. जीवन के 
साधन 6. घातु से वन आभूषणों की झंकार 7. एक 
पौधा, वच । 

जीवातु (पुं०, नपुं) [ जीवत्यनेन-जीव्‌ + आतु | 1. भोजन, 
आहार 2. प्राण, अस्तित्व 3. पुनर्जीवन, फिर जीवित 
करना--रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य जीवातवे 
विसृज शूद्रमूनौ कृपाणम्‌ --उत्तर० २।१०, पुनर्जीवन 
दाता औषधि । 

जीविका [ जीव्‌--अकन्‌, अत इत्वम्‌ | जीने का साधन, 
रोजगार । 


जीवित (वि०) [ जीव्‌+-क्त ] 1. जीता हुआ, विद्यमान, 
सजीव--रघु० १२1७५ 2. पुनः जीवनप्राप्त 3. जीवन 
युक्त, अनुप्राणित 4. (काल) जिसमें रहा जा चुका 
हुँ, -तम्‌ 1. जीवन, अस्तित्व--त्वं जीवितं त्वमसि में 
हृदयं द्वितीयम्‌ - उत्तर० ३1२६, कन्येयं कुलजीवितम्‌ 
कु० ६1६३, मेघ० ८३, नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत 
जीवितम्‌ू-मनु० ६४५, ७1१११ 2. जीवन की अवधि 
3. आजीविका 4. जीवघारी प्राणी । सम०-- अन्तक: 
शिव का विशेषण,--आशा जीने की उम्मीद, जीवन से 
प्रेम,--ईश्ः 1 प्रेमी, पति 2 यम का विशषण --जीवि- 
तेशवर्सात जगाम सा--रघु० ११२० (यहाँ शब्द 
प्रथम अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है) 3. सूय 4 चन्द्रमा, 
_ काल: जीवन की अवधि,--ज्ञा धमनी,---व्ययः प्राणों 
का त्याग,--संज्ञयः जीवन की जोखिम, प्राणसंकट, 
जीवन को खतरा-स आतुरो जीवितसंशये वतंते 
--वह बुरी तरह से रुग्ण हँ, उसके प्राण संकट में 
हैं -भामि० २1२० । . 
जीविन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [जीव--इनि] (सामान्यतः 
समास के अन्त में) 1. जिन्दा, सजीव, विद्यमान --रघु० 
१।६३ 2. किसी के सहारे जिन्दा रहने वाला--शस्त्र 
जीविन्‌, आयुधजीविन्‌ - (पुं०) जीवधारी प्राणी । 
जीव्या [जीव्‌ । यत्‌ --टाप्‌] आजीविका के साधन । 
जुगुप्सनम्‌, जुगुप्सा [ गुपू--सन्‌--ल्युट, अ--टाप्‌ वा] 
1. निन्दा, झिडकी 2. नापसन्दगी, अभिरुचि, धृणा, 
बीभत्सा 3. (अलं० शा०) बीभत्स रस का स्थायीभाव 
परिभाषा इस प्रकार है :--दोषेक्षणादिभिगंर्हा जुगुप्सा 
विषयोद्धवा- सा० द० २०७] 
1 (तुदा० आ०--जुषते, जुष्ट) 1. प्रसन्न होना, संतुष्ट 
होना 2. अनुकूल होना, मङ्गलप्रद होना 3. पसन्द 
करना, अत्यन्त चाहना, प्रसन्नता या खुशी मनाना, 
सुखोपभोग करना--सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ 
--भाग० 4. भक्त होना, अनुरक्त होना, अभ्यास 
करना, भुगतना, भोगना-पौलस्त्योऽजुषत शुचं विपन्न- 
बन्घुः--भट्टि १७।११२ , 5. प्रायः जाना, दर्शन 
करना, बसना--जुषन्ते पंवंतश्रेष्ठमूधय: पर्वसन्धिषु 
महा० 6. प्रविष्ट होना, बिठाना, आश्रय लेना--रथं च 
जुजुषे शुभम्‌--भट्टि० १४।९५ 7. चुनना । 
॥ (म्वा० पर०--चुरा० उभ०--जोषति, जोषयति 
--तै) 1. तकं करना, चिन्तन करना 2. जाँचपड़ताल 
करना, परीक्षा करना 3. चोट पहुँचाना 4. संतुष्ट 
होना । 
(वि०) | जुष्‌+ क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) पसन्द 
करने वाला, उपभोग करने वाला, आनन्द लेने वाला 
--भतुँ० ३३१०३ 2. दर्शन करने वाला, निकट जाने 
वाला, पहुँचने वाला, लेने वाला, धारण करने वाला 


जुष 


५ 


जुष्‌ 


(४०८ ) 


आश्रय लेने वाळा आदि >परलोकजुवाम्‌ --रघु० टा 
८५, रजोजूपे जन्मनि का० १। ` ° 

जुष्ट (भू क० कृ०) { जुष्‌ +क्त ] 1. प्रसन्न, संतुष्ट 
2. अभ्यस्त, आश्रित, देखा हुआ, भुगता हुआ--भग० 
२।२ 3 सज्जित, सम्पन्न, युक्त । 

जुहूः (स्तरो) { हु--क्तिप्‌ नि० हित्वं दीर्घशच तारा» ] 
अग्नि में घो को आहुति देने के लिए काठ का बना 
अवचन्द्राकार चम्मच, खुवा । 

जुहोतिः [जु +-स्तिप्‌] 'जुदोति' क्रिया से सम्पन्न होने वाले 
यज्ञानुष्ठानं का परिभाषिक नाम, इससे भिन्न अनुष्ठानों 
के लिए दूसरा नाम 'यजति' हु--क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो 
जुटोतियजतिक्रियाः--मनु० २८४ (दे० मेघातिथि 
तथा दूसरे भाष्यकार, सर्वज्ञ नारायण ~जुहोति यज्ञा- 
नुष्ठानों को 'उपविष्ट होम' तथा यजति .- यज्ञान्‌षठानों 
को 'तिष्टद्धोम' का नाम देते हैं--दे० आइवलायन 
—१।२।५ भी) । 

ज्‌ः (स्त्री०) [ज्‌ +-क्विप्‌] 1. चाल 2. पर्यावरण 3. राक्षसी 
4. सरस्वती का विशेषण । 

जूक: [ग्रीक शब्द] तुला राशि । 

अट: | जुट्‌+-अच्‌, नि० ऊत्वम्‌ ] चिपटे हुए तथा मौंढी 
बनाय हुए केशों का समूह्‌--भूतेशस्य भुजङ्गवल्लि- 
वळ्यस्रइनद्धजूटा जटा: -मा० १।२। 

जूटकम्‌ [जूट ]-कन्‌ | वट कर मींडी बनाय हुए बाल, जटा | 

जतिः स्त्री० [जू -|-क्तिन्‌] चाल, वेग । 

जूर्‌ (दिवा० आ०--जूयंते, जूर्ण) 1. चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुँचाना, मारना 2. कुद्ध होना (संप्र० के साथ) - भत्रे 
नखेभ्यशच चिरं जुज्रे--भट्टि० ११।८ 3. पुराना 
होना । 

जूतिः (स्त्री) [ज्वर्‌ 4-क्तिन्‌, ऊठ्‌] बुखार, जूड़ी । 

जे (भ्वा० पर० जरति) 1. नम्र बनाना, नीचा दिखाना 
2 आगे बढ़े जाना । 

जुभ, जुम्भ्‌ (म्वा० आ०--जृभते, जृम्भते, जुम्भित, जुब्ध ) 
1. उवासी लेना, जमुहाई लेना--मनु० ४।४३ 
2. खोलना, विस्तार करना, खिलना (फूल आदि का) 
-“परयुवतिमुखाभ॑ पङ्कजं जुम्भतेऽद्य--ऋतु० ३।२२ 
अ. बढ़ाना, फलाना, संत्र प्रसार करना - जुभतां 
जम्भतामप्रतिहतप्रसर क्रोबज्योति: - वेणी० १, तृष्णे 
जुम्भसि (पर० अनियमित) --भर्तु० ३1५ भोगः. कोऽपि 
स एक एव परमो नित्योदितो जुम्भते--३।८० 4. प्रकट 
होना, उदय होना, अपनी शान दिखाना, दर्शनीय होना 
व्यक्त होना--संकल्पयोनेरभिमानभूतमात्मानमाघाय 
मधुजंजुम्भे- कु० ३1२४ 5. आराम मे होना 6. (घनुष 
की भाँति) पीछे मुड़ना, पलटा खाना - प्रेर० जमुहाई 
दिलाना, प्रसार करवाना, उद्‌---. प्रकट होना, उदय 
हाना, फूटनः--नें० २।१०५, कि- ., जमुहाई लेना, 


उबासी लेना, मुंह खोलना-व्यजूम्भिषत चापरे-भट्टि ० 
१५१०८ विजृम्भितमिवान्तरिक्षेण--मुच्छ० ५ 
2 खुलना, खिलना (फूल आदि का) 3. स्त्र फैल 
जाना, व्याप्त करना, भर देना - मुखश्रवा मंगलतूर्यनि 
स्वनाः “न केवलं सद्चनि मागघीपतेः पथि व्यजुम्भन्त 
दिवौकसामपि--रघु ० ३1१९, १२।७२, रजोन्धकारस्य 
विजृम्मितस्य ७।४२ 4. उदय होना प्रकट होना, 
समद्‌ -, प्रयत्न करना, हाथपाँव मारना, कोशिश 
करना--व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्ध, समुज्जुम्भते 
“भ्तुँं० २६। 

जुम्भ:,-- भम्‌, जम्भणम्‌, जम्भा, जुम्भिका [ जृम्भ्‌ +-घडा 
ल्युट्‌ वा, जम्भू+अ-+टापू, जृम्मा-+-कन्‌, इत्वम्‌ ] 
1. जमुहाई लेना, उबासी लेता 2. खुलना खिलना, 
विस्तृत होना--कलिकाश्रयी जृम्भा प्रभवति--का० 
२५७, जृम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टै:--वेणी ० 
२।७, मालती शिरसि जुम्भणोन्मुखी--भतृं० १२५ 
3. अंगडाई लेना - (अंगानि) मुहुर्महु्जुम्भणतत्पराणि 
-ऋवु० ६१० । 

जु (स्वा० दिवा० क्रघा० पर० चुरा० उभ० जरति, जीर्यति, 
जृणाति, जारयति--ते, जीर्ण जारित) 1. बूढ़ा होना, 
जर्जर होना, सूखना, मुरझाना-जीर्यन्ते जीयेत: केशा 
दन्ता जीर्येन्ति जीर्यतः, जीर्यतस्चक्षुषी श्रोत्रे तृष्णेका 
तरुणायते -पंच० ५।८३, भट्टि ९४१ 2. नष्ट होना, 
खा-पी जाना (आलं०) अजारीदिव च प्रज्ञा बलं शोका- 
त्तथाऽजरत्‌ -भट्रि> ६।३०--जेरुराशा दशास्यस्य 
"7९४११२ 3. घुळ जाना, पच जाना--जीणंमन्नं 
प्रशंमीयात्‌--चाण० ७९ उदरे चाजरन्नन्ये--भट्टिण 
१५।५०। 

जेत (पु०) [ जि+-तृच्‌ | 1. जीतने वाला, विजेता 2. विष्णु 
का विशेषण । 

जेन्ताकः (पुं ) गरम कमरा जिसमें बैठने पर शरीर से 
पसीना बहे, शुष्क उष्ण स्नान । 

जेमनम्‌ [ जिम्‌ +ल्यूट्‌ | 1. खाना 2. भोजन । 

जेत्र (वि०) (स्त्रीश) [जेतृन-अण्‌, स्त्रियां डीप च] 
1. विजयी, सफल, विजय प्राप्त कराने वाला--इदमिह 
मदनस्य जेत्रमस्त्रं विफलगुणातिशयं भविष्यतीति--मा० 
२।५ घनुर्जेत्रं रघुदेधो--रघु« ४६६, १६।७२ 
2. बढ़िया,--त्रः 1. विजयी, विजेता 2. पारा, श्रम्‌ 
1. विजय, जीत 2. बढियापन । 

जेनः [ जिन+-अण्‌ ] जैन सिद्धान्तो का अनुयायी, जैन मत 
को मानने वाला । 

जमिनिः (पुं०) प्रख्यात ऋषि और दार्शनिक जिन्होंने दर्शन 
संप्रदाय में 'पूवमीमांसा' का प्रणयन किया-मीमांसा- 
कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम्‌ --पंच० 
२।३३ । 


( ४०९ ) 


जंवातृक (वि०) (स्त्री०--की) [ जीव्‌--णिच्‌--आत्‌- 
कन्‌ ] 1. दीघेजीवी, ज़िसके लिए दीर्घायु की इच्छा 
की जाय--जैवातुक ननु श्रूयते पतिरस्या:--दश० २, 
दुबला-पतला, कृशकाय,--कः 1. चन्द्रमा--राजानं 
जनयाम्बभूव सहसा जैवातृक त्वां तु यः--भामि० 
२।७८ 2. कपूर 3. पुत्र 4. दवाई, औषधि 5. किसान । 

जैवेयः [ जोवस्य गुरोः अपत्यम्‌ जीव-+-ढक्‌ ] बृहस्पति के 
पुत्र कच की उपाधि । 

जैकूयम्‌ [ जिह्य +ष्यज्‌ ] टेढ़ापत, घोखा, झूठा व्यवहार । 

जोङ्गटः [ जुंङ्गति अरोचकत्वं परित्यजति अनेन--जुज्ध + 
अटन्‌ नि० गुणः । गर्भवती स्त्री की प्रवल रुचि, दोहद । 

जोटिङ्कः [ जुट स इन्‌, जोटि+गम्‌ -|-ड, रिक्तत्वात्‌ मुम्‌ | 
शिव की उपाधि । 

जोषः [ जुष्‌ +-घञ्ग्‌ | 1. सन्तोष, सुखोपभोग, प्रसन्नता, 
आनन्द 2. चुप्पो,--षम्‌ (अव्य०) 1. इच्छानुसार, 
आराम से 2. चुपचाप -किमिति जोषमास्यते--श० 
५, भामि० २।१७ ¦ 

जोषा, जोषित्‌ (स्त्री०) [ जुष्यते उपभुञ्यते--जुष्‌ घञा 


टाप्‌, जुष्‌--इति | स्त्री, नारी-तु० योषा, | 


योवित्‌ । 

जोषिका [ जुष्‌ +-ण्व्‌लू+-टाप्‌, इत्वम्‌ | 1. नई कलियों का 
समूह्‌ 2. स्त्री, नारी । 

ज्ञ (वि०) [ज्ञा-क ] (समास के अन्त में) 1. जानने 
वाला, परिचित कार्यज्ञ, निमित्तज्ञ, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञ 


2. बुद्धिमान्‌ --जेसा कि *ज्ञंमन्य' में (अपने आपको | 


बुद्धिमान्‌ समझता हुआ),--ज्ञः 1. बुद्धिमान्‌ और 
विद्वान्‌ पुरुष 2. चैतन्य विशिष्ट आत्मा 3. बुध नक्षत्र 
4. मंगल नक्षत्र 3. ब्रह्मा का विशेषण । 


ज्ञपित, ज्ञप्त (वि०) [ज्ञा+णिच्‌+-क्त, ] जताया गया, : 


संसूचित, स्पष्ट किया गया, सिखाया गया । 


ज्ञप्तिः (स्त्री०) [ ज्ञा-णिच्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. समझ, 2. बुद्धि | 


3. घोषणा । 

ज्ञा (क्रया० उभ० जानाति, जानीते, ज्ञात) 1. जानना 
(सब अथो में) सीखना, परिचित होना --मा ज्ञासी- 
स्त्वं सुखी रामो यदकार्षीत्‌ स रक्षसाम्‌-भट्टि० १५।९, 
2. जानना, जानकार होन।, परिचित या विज्ञ होना 
जाने तपसो वीर्यम्‌--श० ३।१, जानन्नपि हि मेधावी 
जडवल्लोक आचरेत्‌ --मनु० २११०, १२३, ७।१४८ 
3. मालूम करना, निश्‍चय करना, खोज करना-ज्ञायतां 
कः कः-कार्यार्थीति--मृच्छ० ९ 4. समझना, जानना, 
अवबोघ करना, महसूस करना, अनुभव करना --जँसा 
कि दुःखज्ञ, सुखज्ञ आदि में 5. परोक्षण करना, जांच 
करना, वास्तविक चरित्र जानना -आपत्सु मित्रं जानी- 
यात्‌ -हि० १।७२, चाण० २१ 6. पह्चानना “ने 
त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यस कामचारिन्‌--मेघ० 


५२ 


६३ 7. लिहाज करना, खयाल करना, मान करना 
--जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः---मेघ ० 
६ 8. काम करना, व्यस्त करना (संब० के साथ) 
सपिषों जानीते--सिद्धा०-वह घी से अपने आपको यज्ञ 
में व्यस्त करता है (सपिषा-सपिषः) --प्रेर०-- (ज्ञाप- 
यति, ज्ञपयति) 1. घोषणा करना, सूचित करना, जत- 
लाना, ज्ञात करना, अधिसूचित करना 2. निवेदन 
करना, कहना (आ०) - सन्नन्त- जिज्ञासते, जानने 
की इच्छा करना, खोजना, निश्चय करना--रुघु ० 


२।२६, भट्टिः ८३३, ४९१, अनु--अनुमति देना, 
इजाजत देना, स्वीकृति देना, 'हाँ' करना सहमत होना, 
स्वीकार कर लेना -- अनुजानी हि मां गमनाय - उत्तर? 
३ 2. सगाई करना, विवाह में वचनबद्ध होना, वचन 
देना (विवाह में) --मां जातमात्रां घनमित्रनाम्नेऽन्व- 
जानाद्धार्या मे पिता--दश० ५० 3. क्षमा करना, 
माफ करना 4. प्रार्थना करना 5. अपनाना अप--, 
छिपाना, गुप्त रखना, इनकार करना, मुकरना 
(आ०) शतमपजानीते--सिद्धा०, आत्मानमपजानानः 
शशमात्रो$नयद्दिनम्‌ --भट्रि> ८1२६, अभि० 1. पह- 
चानना---नाम्यजानान्नलं नुपम्‌--महा० 2. जानना, 
समझना, परिचित होना, जानकार होना--भग० 
४।१४, ७।१३, १८, ५५ 3. ध्यान रखना, खयाल 
रखना, मानना 4. मान लेना, स्वीकार कर लेना, अव-, 
तुच्छ समझना, घृणा करना, तिरस्कार करना, अपेक्षा 
करना- अवजानासि मां यस्मात्‌ --रघु० ११७, भट्ठि ० 
३।८, भग० ९११, आ--,जानना, समझना, खोजना, 
निश्चय करना (प्रेर०) आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश 
देना 2. विश्वास दिलाना 3. विसजित करना, जाने के 
लिए छुट्टी देना, परि-- जानकार होना, जानना, 
परिचित होता--वृषभोऽयमिति परिज्ञाय--संच० १, 


मनु० ८१२६ 2. खोजना, निश्चय करना--सम्यक्‌ 
परिज्ञाय--पंच» १ 3. पहिचानना --तपस्विभिः 
कैश्चित्‌ परिज्ञातोईस्मि--श० २, प्रति--(आ०) 
1. प्रतिज्ञा करना-हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते 
--प्रस० ४, भट्रि ८२६, ६४, मनु० ९1९९ 2. पुष्ट 
करना, 3. बताना, अभिपुष्टि करना, दावा करना, 
बि--, 1. जानना, जानकार होना भतुँ० ३।२१ 
2. सीखना, समझना, जान लेना 3. निश्‍चय करना 
मालूम करना 4. लिहाज़ करना, मान लेना, खयोल 
करना (प्रेर०) 1. निवेदन करना, प्रार्थना करना 
(विप० -आज्ञापयति) --आर्यपुत्र अस्ति मे विज्ञाप्यम्‌ 
(रामः) ननु आज्ञापय--उत्तर० १, रघु० ५।२० 
2. समाचार देना, सूचना देना 3. कहना, बतलाना, 
सम्‌ -,(आ०) जानना, समझना, जानकार होना 
2. पहचानना 3. मेलजोल से रहना, परस्पर सहमत 


( ४१० ) 


होना (कर्म० या करण० के साथ) --पित्रा पितरं वा 
संजानीते--सिद्धा० 4. रखवाली करना, खबरदार 
रहना-- भट्टि० ८1२७ 5. राजी होना, सहमत होना 
6. (पर०) याद करना, सोचना--मातुः मातरं वा 
संजानासि - सिद्धा० (प्रेर०) सूचना देना । 


ज्ञात (वि०) [ज्ञार-्न-क्त] जाना हुआ, निश्चय किया हुआ 
समझा हुआ, सीखा हुआ, समवधारित--दे० ज्ञा 
ऊपर । सम०--सिद्धान्तः पूर्णरूप से शास्त्रों में 
निष्णात । 

ज्ञातिः [ज्ञा+-क्तिन्‌] 1. पैतृक संबंध, पिता, भाई आदि, 
एक ही गोत्र के व्यक्ति (समष्टि रूप से) 2. बन्धु 
बांधव 3. पिता । सम०--भावः संबंध, रिस्तेदारी, 
"भेद: संबंधियों में फूट, विद्‌ (वि०) जो निकटस्थ 
व्यक्तियों से संबंध जोड़ता है । 

ज्ञातेयम्‌[ज्ञाति-|-ढक ] संबंध, रिश्तेदारी । 

ज्ञात (१०) [ज्ञा+तृच्‌| 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष 2. परिचित 
व्यक्ति 3. जमानत, प्रतिभू । 


ज्ञानम्‌ [ज्ञाञ-ल्युट्‌] 1. जानना, समझना, परिचित होना, 
प्रवीणता सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानम्‌--मा० १।७ 
2. विद्या, शिक्षण-बुद्धिज्ञनिन शुध्यति-मन्‌० ५।१०९, 
ज्ञाने मौनं क्षमा शत्रौ--रघृ० १।२२ 3. चेतना, 
संज्ञान, जानकारी--ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि --मन्‌० 
८।२८८, जाने अनजाने, जानबूझकर, अनजाने में 
4. परम ज्ञान, विशेषकर उस धर्म और दर्शन की 
ऊंची सचाइयों पर मनन से उत्पन्न ज्ञान जो मन्‌व्य 
को अपनी प्रकृति या वास्तविकता को जानना, तथा 
आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा से मिलन की वात 
सिखलाता हुँ (विप० कर्म) तु० ज्ञानयोग और कर्मयोग 
भग० ३।३ 5. वृद्धि ज्ञान और प्रज्ञा की इन्द्रिय । 
सम०--अनृत्पादः अज्ञान, मूर्खता,---आत्मन्‌ (वि०) 
सर्वविद्‌, वृद्धिमान्‌, इन्द्रियम्‌ प्रत्यक्षीकरण की इन्द्रिय 
(यह पाँच हैं--त्वचा, रसना, चक्ष्‌, कर्ण, और प्राण 
'बुद्धीन्द्रिय' शब्द को देखो 'इन्द्रिय' के नीचे ),--काण्डम्‌ 
वेद का आंतरिक या रहस्यवाद विषयक भाग जिसमें 
वास्तविक आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का उल्लेख हे 
इसके विपरीत संस्कारों का ज्ञान (कर्मकांड) भी वेद 
में निहित हे,--कृत (वि०) जानबूझ कर या इरादतत 
किया हुआ,-गम्य (वि०) समझ के द्वारा जानने 
योग्य,--चक्षुस्‌ (नपुं०) बुद्धि की आँख, मन की 
आँख, बौद्धिक स्वप्न (विप० चर्म चक्षुस्‌) --सर्व तु 
समवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचक्षुषा--मनु० २।८, ४२४ 
(पुं०) बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष, - तत्त्वस्‌ वास्तविक 
ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, - तपस्‌ (नपुं०) सत्यज्ञान की प्राप्ति 
रूप तपस्या, - दः गुरु, दा सरस्वती का विशेषण, 
नाउ दुर्बल (वि०) जिसमें ज्ञान की कमी हें, -निइचयः, 


निश्चिति, निश्चयीकरण, -- निष्ठ वि०)सच्चे आत्मज्ञान 
को प्राप्त करने पर तुला हुआ,---यज्ञः आत्मज्ञानी 
दार्शनिक-योगः अच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने 
या परमात्मानुभूति प्राप्त करने का मृख्यसाधन, 
त चिन्तन, विचारणा,-आास्त्रम्‌ भविष्य कथन का 
शास्त्र,-- साधनम्‌ 1. सच्चा आत्म ज्ञान प्राप्त करने 
का साधन 2. प्रत्यक्ष ज्ञान की इन्द्रिय । 

ज्ञानतः (अव्य०) [ज्ञान+ तसिल्‌] ज्ञान पूर्वक, जानबूझकर, 
इरादतन । 

ज्ञानमय (वि०) [ज्चान+मयट्‌] 1. ज्ञानय॒क्त, चिन्मय 
~-इतरो दहने स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन वह्मिना 
तारघु० ८।२० 2. ज्ञान से भरा हुआ, 
1. परमात्मा 2. शिव की उपाधि । 

ज्ञानिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ज्ञान +-इनि] 1. प्रतिभाः 
शाली, बुद्धिमान्‌ (पुं) 1. ज्योतिषी, भविष्यवक्ता 
2. ऋषि, आत्मज्ञानी । 

ज्ञापक (वि०) [ज्ञा+-णिच्‌-+ प्वुल] जतलाने वाला, सिखाने 
वाला, सूचना देने वाला, संकेतक, - कः 1. अध्यापक 
2. समादेशक, स्वामी, कम्‌ (दर्शन० में) सार्थक 
उक्ति, व्यंजनात्मक नियम, (यहाँ उन शब्दों से 
अभिप्राय हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा भी 
नियमों के संबंध में कुछ अधिक व्यक्त करते हैं) 

ज्ञापनम्‌ |ज्ञा-णिच्‌+-ल्यूट्‌] जतलाना, सूचना देना, 
सिखलाना, घोषणा करना, संकेत देना । 

ज्ञापित (वि०) [ज्ञा+-णिच्‌+-क्त] जतलाया गया, सूचित 
किया गया, घोषित किया गया, प्रकाशित । 

ज्ञीप्सा [ज्ञा+-सन्‌+-अ-+टाप्‌] जानने की इच्छा । 

ज्या [ज्या+अङ--टाप्‌] 1. धनुष की डोरी-विश्रामं 
लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः-श० २1६, 
रघु० ३।५९, ११।१५, १२।१०४ 2. चाप के सिरों 
को मिलाने वाली सीधी रेखा 3. पृथ्वी 4. माता । 

ज्यानिः (स्त्री) [ज्या--नि] 1. बुढापा, क्षय 2. छोड़ना 
त्यागना 3. दरिया, नदी । 

ज्यायस्‌ (स्त्री०-सी) [अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः वृद्धो वा 
--ईयसुन्‌, ज्यादेशः] 1. आयु में बड़ा, अधिकतर 
वयस्क प्रसवक्रमेण स॒ किल ज्यायान्‌-उत्तर० ६ 
2. दो में बढ़िया श्रेष्ठतर, योग्यतर--मन्‌० ४८ 
३1१३७, भग० ३1१, ८ 3. महत्तर, बृहत्तर 4. (विधि 
में) जो अवयस्क न हो अर्थात्‌ वयस्क या अपने कार्यों 
के लिए उत्तरदायी । 

ज्येष्ठ (वि०) [अयमेषामतिशयेन वृद्ध: प्रशस्यो वा + इष्ठन्‌ 
ज्यादेशः] 1. आयु में सब से बड़ा, जेठा 2. श्रेष्ठतम, 
सर्वोत्तम 3. प्रमुख, प्रथम, मुख्य, उच्चतम,--ष्ठ 
1. बडा भाई, रघु० १२।१९, ३५ 2. चान्द्रमास 
(ज्येष्ठ का महीना ) ,-- ष्ठा 1. सबसे बड़ी बहन 2. १८ 


( ४११ ) 


वाँ नक्षत्र पुंज (तीन तारों वाला) 3. बिचली अंगुली 
4. छोटी छिपकली 5. गंगा नदी का विशेषण । 
सभ०- -अंशः 1. सबसे बड़े भाई का भाग 2. सबसे 
बड़े भाई का पैतृक संपत्ति में वह भाग जो सबसे बड़ा 
होने के कारण उसे मिले 3. सर्वोत्तमभाग,-अम्बु (नपुं ०) 
1. अनाज का घोवन 2 मांड (चावलों का),-- आश्रमः 
1. ब्राह्मण अथवा गृहस्थ के धामिक जीवन में उच्चतम 
या सर्वोत्तम आश्रम 2. गृहस्थ,--तातः पिता का बड़ा 
भाई, ताऊ, --बगंः सर्वोच्च जाहि, ब्राह्मण जाति, 
~ वृत्तिः बड़ों का कतंव्य,--इ्वश्रूः (स्त्रीश) बड़ी 
साली । 

ज्येष्ठः [ज्यष्ठा--अण्‌ | बह्‌ चांद्रमास जिसमें पूर्ण चन्द्रमा 
ज्येष्ठा नक्षत्रपुंज में स्थित होता हे, जेठ का महीना 
(मई-जून),-- छठी 1. ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 2. छिप- 
कली । 

ज्यो (भ्वा० आ०--ज्यवते) 1. परामशे देना, नसीहत देना 
2. (व्रत आदि) धामिक कतेव्य का पालन करना ! 

ज्योतिमेय (वि०) [ज्योतिस्‌ +-मथद्‌] तारों से युक्त, ज्योति 
से भरा हुआ, द्युतिमय --रघु० १५।५९, कु० ६।३। 

ज्योतिष (वि०) (स्त्री ० --षी) [ज्योतिस्‌ +अच्‌ | 1. गणित 
या फलित ज्योतिष,--षः 1. गणक, दैवज्ञ 2. छः 
बेदाज्ों में से एक (गणित ज्योतिष पर एक ग्रन्थ) । 
सम० --विद्या गणित अथवा फलित ज्योतिविज्ञान । 

ज्वोतिषो, ज्योतिष्कः [ज्योतिस्‌--डोष्‌, ज्योति: इव कायति 
--कै--क] ग्रह, तारा नक्षत्र । 

ज्योतिष्मत्‌ (वि०, [ज्योतिस्‌-- मतुप्‌ 1. आलोकमय, तेजस्वी 
देदीप्यमान, ज्योतिर्मय- नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्यो- 
तिष्मत चन्द्रमसैव रात्रि:--रघु० ६।२२ 2. स्वर्गीय 
--(पुं०) सूर्य, - ती 1. रात्रि (तारों से प्रकाशमान) 
2. (दर्शन० में) मन की सात्त्विक अवस्था अर्थात्‌ 
शान्त अवस्था । 

ज्योतिस्‌ (नपुं०) [ दोतते द्युत्यते वा-- द्युत्‌ ञ-इसुन्‌ दस्य 
जादेशः} प्रकाश, प्रभा, चमक, दीप्ति--ज्योतिरेक 
जगाम--श० ५।३०, रघु० २।७५, मेघ० ५ 2. ब्रह्म- 
ज्योति, वह ज्योति जो ब्रह्म का रूप हूँ---भग० ५1२४, 
१३।१७ 3. बिजली 4. स्वर्गीय पिण्ड, ज्योति (ग्रह, 
नक्षत्र आदि) ---ज्योतिभिरुद्याद्धिरिव त्रियामा--कु० 
७1२१, भग० १०।२१, हि० १२१ 5. देखने की 
शक्ति 6. आकाशीय संसार-(पु०) 1. सूर्यं 2. अग्नि । 
सम०--इङ्कः, इङ्गणः जुगनू, --कणः अग्नि की 
चिनगारी, - गणः समष्टिरूप से खगोलीय पिण्ड,-चक्रम्‌ 
राशिचक्र, ज्ञ: गणक, देवज्ञ,--मभ्डलम्‌ तारकीय 
मण्डल,---रथ: (ज्योतीरथः) ध्रुव तारा,-- बिद्‌ (पुं० ) 
गणक या देवज्ञ,--विद्या,-ज्ञास्त्रम्‌ (ज्योतिश्शास्त्रम्‌ ) 
गणितज्योतिष या नक्षत्रविद्या, फलितज्योतिष । 


ज्योत्स्ना [ज्योतिरस्ति अस्याम्‌-ज्योतिस्‌ +न, उपधालोपः] 
1. चन्द्रमा का प्रकाश - स्फुरत्स्फा रज्योत्स्वाधवलित- 
तले क्वापि पुलिनें--भर्तृ ० ३।४२, ज्योत्स्नावतो निवि- 
शति प्रदोषान्‌--रघु० ६1३४ 2. प्रकाशे । संम० 
--ईशः चाँद, --प्रियः चकोर पक्षी,- वृक्षः दीवट 
दीपाधार । 

ज्योत्स्नी [ज्योत्स्ता अस्ति अस्य--ज्योत्स्तात-अण्‌+- डीप्‌] 
चाँदनी रात । 

ज्यौः [ग्रीक शब्द] वृहस्पति नक्षत्र । 

ज्योतिषिकः [ज्योतिप+-ठक्‌] खगोलवेत्ता, गणक, देवज्ञ 
या ज्योतिषी । 

ज्यौत्स्नः [ज्योत्स्ना ऋ-अण्‌] शुक्ल पक्ष । 

ज्वर्‌ (भ्वा० प० ज्वरति, जूर्ण) बुखार या आवेश से गर्म, 
होना, ज्वरग्रस्त होना 2. रुग्ण होना । 

ज्वरः [ज्वर्‌ +-घञ्ग्‌] 1. बुखार, ताप, (आयु० में) बुखार 
की गर्मी--स्वेद्यमानज्वरं प्राज्ञः कोंःम्भसा परिषिञ्चति . 
--शि० २५४ (आलं० भी) दर्पज्वरः, मदनज्वरः, 
मदज्वरः आदि 2. आत्मा का बुखार, मानसिक पीड़ा, 
कष्ट, दुःख, रंज, शोक-व्येतु ते मनसो ज्वर:--रामा०, 
मनसस्तदूपस्थिते ज्वरे--रघु० ८।८४, भग० ३1३० । 
सम०--अग्निः बुखार का वेग या तेजी,--अडकुदाः 
ज्वरप्रशामक, बुखार कम करने वाला,--प्रतीकारः, 
बुखार का इलाज, ज्वर प्रशामक औषधि । 

उवरित, ज्वरिन्‌ (वि०) (स्त्री--णी) [ज्वरन-इतच्‌, 
इनि वा] ज्वराक्रान्त, ज्वरग्रस्त । 

ज्वल्‌ (म्वा० पर०--ज्वलति, ज्वलित) 1. तेजी से जलना, 
दहकना, दीप्त होना, चमकना, ---ज्वलति चलितेंन्धनो- 
इग्नि:--श० ६।३० कु० ५।३० 2. जल जाना, जल 
कर भस्म हो जाना, (आग से) कष्टग्रस्त होना 
- -अमृतमधुरमृदुतरवचनेन ज्वलति न सा मलयज- 
पवनेन--गीत ० ७ 3. उत्सुक होना, --जज्वाल रोक- 
स्थितये स राजा--भर्तु० १।४, प्रेर० ज्वलयति-ते, 
ज्वालयति-ते 1. आग लगाना, आग जलाना 2. देदीप्य- 
मान करना, रोशनी करना, प्रकाश करना--ककुभां 
मुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌-- शि० ९।४२, त्वदधरनुम्बन- 
लम्बितकज्जलमुज्ञ्वल्य प्रियलोचने--गीत० १२, 
प्र--, तेजी से जलना, जाज्वल्यमान होना--रणा ङ्गानि 
प्रजञ्वलुः--भट्टिः १४।९८, (प्रेर०)--1. जलाना, 
आग सुलगाना 2. चमकाना, रोशनी करना । 

ज्वलन (वि०) [ज्वल्‌+ल्युट्‌] 1. दहकता हुआ, चमकता 
हुआ 2. ज्वलनाहे, दहनशील,-- नः 1. आग--तदनु 
ज्वलनं मदर्पितं त्वरयेदेक्षिणवातवीजर्न:--कु० ४।३६, 
३२, भग० ११।२९ 2. तीन की संख्या,--नम्‌ जूना, 
दहकना, चमकना । सम०  अइ्मन्‌ (पुं०) सूर्यकान्त 
मणि । | 


( ४१२ ) 


ज्वलित (वि०) [ज्वल--क्त] 1. दग्ध, जला हुआ, प्रका- 
शत 2. प्रदीप्त, प्रज्वलित । 
ज्वालः [ज्वल-+-ण| 1. प्रकाश, दीप्ति 2. मशाल । 


॥ 


१५१६ भते १९५ । सम०-जिह्वः,--ध्वजः आग 
सुखी लावा निकलने का स्थान,--वक्त्रः शिव का 
विशेषण । 


ज्वाला |ज्वाल-|-टाप्‌ | 1. अग्निशिखा, लौ, लपट-- रघु० । ज्वालिन्‌ (पु०) ज्वल्‌-णिनि] शिव का विशेषण । 


शः [झट इ] 1. समय का बिताना 2. झन झन, खनखन 
या इसी प्रकार की कोई और ध्वनि 3. झंझावात 
4. बृहस्पति । 

झगझगायति (ना० धा० पर०) चमक उठना, दमकना, 
जंगमगाना, चमचमाना । 

झग (गि) ति (अव्य०) [ >>झटिति ] जल्दी से, तुरन्त 
“साथ्प्यप्सरा झगित्यासीत्तद्रूपाकृष्टलोचना--महा०। 

झङ्कार:, झङ्कृतम्‌ | झमिति अव्यक्तशब्दस्य कार:--क -|- 
घडा,, कन-क्त वा| झनझनाहट, भिनभिनाना-(अयं) 
दिगन्तानातेने मबुपयुःलझ ड्लारभरितान्‌-भामि० १।३३, 
डी२९, भतृं> १।९, अमरु ४८, पंच० ५1५३ | 

झङ्कारिणी [झङ्कार+ इनि+-डीप्‌] गङ्गा नदी । 

झङ्कृति; [ झम्‌ +- कृ-क्तिन्‌ | खनखनाहट या झनझनाहट, 
(धातु के बने आभूयणो की ध्वनि जैसी ध्वनि) । 

झञ्झनम्‌ | झञ्झ्‌--ल्युट्‌ ] 1. आभूषणों की झनझन या 
ख नखन 2. खड़खड़ाहट या टनटन की ध्वनि । 

झड्झा | झमिति अव्यक्तशब्द कृत्वा झटिति वेगेन वहति 
--अम्‌ +झट्‌+-ड~-टाप्‌ ] 1. हवा के चलने या वर्षा 
के होने का शब्द 2. हवा और पानी, तूफान, आँधी 
3. खनखन की ध्वनि, झनझन । सम०-- अनिलः, 
~ मझत्‌, - वातः वर्षा के साथ आँघी, तूफान, प्रभंजक, 
अन्धड़--झज्झावात: सवृष्टिकः-अमर० हिमम्बुझञ्झा- 
निलविह्वलस्य (पद्मस्य) भामि० २।६९, अमरु ४८ 
मा० ९।१७। 

शटिति (अव्य०) [ झट--क्विपू, इ--क्तिन्‌ ] जल्दी से 
तुरन्त--मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रंश्यद्दृशो- 
ऽदृश्यताम्‌---भतृ ० १।९६, ७० । 

झणझणम -णा [झणत्‌+-डाच्‌, द्विप्वं, पूर्वपदटिलोपः] झन- 
झनाहृट । 

झणझणायित (वि०) [ झणञझण¬-क्घङ्‌-4-क्त ] टनटन, 
झनझन, टनटन करना--उत्तर० ५।५। 

झण (न) त्कारः [झण (न)त्‌+-कृ+-घञ्ञ्‌] झनझन, टनटन, 
(घातु से बने आभूषण आदि का) झुनझनाना, 


झि 


खनखनाना, -अणत्कारकूरक्वणितगुणगुञ्जद्गुरुधनुुंत- : 
प्रेमा बाहु:--उत्तर० ५।२६, उद्वेजयति दरिद्र परमुद्रा- : 


गणनझणत्कार:--उद्धूट । 


झम्पः, झम्पा [झम्‌-पत्‌+-ड, स्त्रियां टाप्‌ च] उछल, कूद, 
छलांग--महावी ० ५।६२ । 

झम्पाकः, झम्पारुः, झम्पिन्‌ (पुं ) [ झम्पेन अकतिगच्छति 
~झंम्प+-अक्‌+-अण्‌, झम्प+-आ +-राऋ- डु, झम्पा+- 
इनि का] बन्दर, लङ्गूर । 

तरः, झरा, झरी [ झू--अच्‌, स्त्रियां टाप्‌, डीष्‌ च] 
प्रपातिका, झरना, निझर, नदी-- प्रत्यग्रक्षतजझरी- 
निवृत्तपाद्यः - -महावी ० ६1१४, भामि० ४1३७ । 

म्रः |स +- अरन्‌] 1. एक प्रकार का ढोल 2. कलियुग 
3. बेत की छड़ी 4. झांझ, मजीरा,--रा वेश्या 
वारांगना । 

झझेरिन्‌ (पुं ) [झं र+-इनि] शिव का विशेषण । 

झलज्झला | झलज्झल इत्यव्यक्तः शब्दः अस्त्यत्र--अच्‌+- 
टापू ] बूदों के गिरने का शब्द, झड़ी, हाथी के कान 
की फड़फड़ाहट । 

झला | =झरा पृपो० ] 1. लड़की, पुत्री 2. धूप, चिल- 
चिलाती धूप, चमक । 


झल्लः [झझ -- क्विपू, तं छाति -- ला-क] 1. मल्लयोद्धा 
2. एक नीच जाति-मनु० १०।२२, १२।४५,-ली ढोलकी । 

झल्लकम ,-की [ झल्ल+-कन्‌, स्त्रियां डीष्‌ च ] झाँझ, 
मजीरा । 

झल्लकप्ठः [ब० स०] कबूतर । 

झल्लरी [झझ --अरन्‌--डोष्‌ पृषो०] झाँझ, मजीरा । 

झल्लिका [झल्ली--कं--क, पृषो०] 1. उबटन आदि के 
लगाने से शरीर से छूटा हुआ मैल 2. प्रकाश, चमक, 
दमक । 

शषः [ झष्‌ +अच्‌ ] 1. मछली-- झषाणां मकरश्चास्मि 
>>भेग० १०।३१, तु० नी० दिये गये 'झषकेतन' आदि 
शब्दों से 2. बड़ी मछली, मगरमच्छ 3. मीन राशि 
4. गर्मी, ताप,-- षम्‌ मरुस्थल, सुनसान जङ्गल । सम० 

अडूः, - केतनः, केतुः, ध्वजः कामदेव--स्त्री- 

मुद्रां झषकेतनस्य--पंच० ४।३४,-अशनः सूँस,-उदरी 
व्यास कीं माता सत्यवती का विशेषण । 

झाङ्कृतम [झङक्ृत+- अण्‌] 1. झांझन, पायजेब 2. (जल 
के गिरने की) आवाज़, छपछप का शब्द- स्थाने स्थाने 
मुखरककुभो झाङकृतेनिर्राणाम्‌--उत्तर० २।१४। 


( ४१३ ) 


झाटः [झट--घडा | 1. पर्णशाला, लतामण्डप 2. कान्तार, 
वृक्षों का झुरमुट । 

झिटिः-टी (स्त्री) [झिम्‌+- रट्‌+-अच्‌+ ङीष्‌ पृषो० ] 
एक प्रकार की झाडी । 

झिरिका [ झिरि-+-के + क+-टाप्‌ ] झींगुर । 

झिल्लिः (स्त्री) ) [ झिरिति अव्यक्त शब्दं लिशति 
¬श्षिर्‌ +लिश्‌+डि ] 1. झींगुर 2. एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र । 


झिल्लिका [ झिल्लिञ-कन्‌ + टाप्‌ ] 1. झींगुर 2. धूप का 
- प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

झिल्ली (स्त्री०) [ झिल्लि- डीप्‌ ] 1. झींगुर 2. दीये की 
बत्ती 3. प्रकाश, चमक । सम०--कष्ठः पालतू कबूतर । 

झोरुका (स्त्री०) झींगुर । 

झुण्ड: [ लण्ट--अच्‌, पुषो० | 1. वृक्ष, विना तने का पेड़ 
2. झाडी, झाड़-झंखाड़। 

झोड: (पुं०) सुपारी का पेड़ । 


दङ्क्‌ (चुरा उभ०--टङ्कयति-ते, टङ्कित) 1. बांघना, | 


कसना, जकड़ना 2. ढकना, उद्‌--1. छीलना, खुर- 
चना 2. छिद्र करना, सूराख करना । 

टङ्कः, कम्‌ [ टद्ध ञ-घञ्य्‌ अच वा ] 1. कुल्हाड़ी, कुठार, 
टांकी (पत्थर काटने या गढ़ने के छेनी) --टर्दुमंन:- 
शिलगुहेव विदार्यमाणा -मृच्छ० १1२०, रघु० १२।८० 
2. तलवार 3. म्यान्‌ 4. कुल्हाड़ी की धार के आकार 
की चोटी, पहाड़ी की ढाल या झुकाव--भट्टि ० १।८ 
5. क्रोध 6. घमंड 7. पैर,--का पर, लात । 

दङ्कक: [ टद +कन्‌ ] चाँदी का सिक्का । सम०--पति: 
टकसाल का अध्यक्ष,---शाला टकसाल । 

टङ्कणम्‌ (नम्‌) [ टडक--ल्यूट्‌ | सोहागा,--णः (नः) 
1. घोड़े की एक जाति 2. एक देश विशेष के निवासी । 
सम०---क्षार: सोहागा । 

टङ्कारः [ टमू--कृ--अण्‌ ] 1. धनुष की डोर खींचने से 
होने वाली ध्वनि 2. गुर्राना, चिल्लाना, चीत्कार, चीख । 

टङ्कारिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [टङ्कार--इनि] टंकार 
करने वाला, फूत्कार या सीत्कार करने वाला; झंकार 
करने वाला टङ्कारिचापमनु लङ्काञ्चरक्षतजपङ्काव- 
रूषितशरम्‌ ` अस्व० १। 

टङ्किका | टङ्क + कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] टांकी, कुल्हाड़ी 
-- विक्रमांक० १।१५। 

टंगः,-गम्‌ [--टङ्कः पृषो० ] कुदाल, खुर्पा, कुल्हाड़ी । 

टङ्कणः,---णम्‌ [ =टङ्कुणौ पृषो० ] सोहागा । 

टड्भा [ टङ्ग +-टाप्‌ ] टांग, लात, पैर। 


ठः (पु०) (वातु के बने बर्तन के सीढ़ियों में से गिरते हुए 


ध्वनि जैसी) अनुकरणात्मक ध्वनि--रामाभिषेके 


मदविह्वलायाः कक्षाच्च्युतो हेमघटस्तरुण्या:, सोपान- | 


टहरी [ टहेति शब्द राति--रा+ क+-डीष्‌ ] 1. एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र 2. परिहास, ठट्ठा । 

टाङ्कारः [ टङ्कार+-अण्‌ ] झंकार, टड्कार । 

टिक (म्वा०- आ०- टेकते) जानां, चलना-फिरना । 

टिंटि(ट्टि) भः (स्त्री०-भी) [ टिटि (दि) इत्यव्यक्तशब्दं 
भणति --टिटि (ट्ठि) + भण्‌-ड ] टिटिहिरी पक्षी, 
-—-उतिक्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाहिवः-- पंच ० 
१।३१४, मनु० ५११, याज्ञ० १।१७२, ('टिट्टिभक' 
री 


भी) । 

टिप्पणी (नी) [टिप्‌+- किविप्‌, टिपा पन्यते स्तूयते--टिप्‌+- 
पन्‌+अच्‌+-डङीष्‌ पृषो० पात्वं वा] भाष्य, टीका । 
(कभी कभी 'भाष्य' पर लिखी गई “व्याख्या के लिए 
भी-उदा० महाभाष्य पर कैयट की व्याख्या या 
टीका या केयट के भाष्य पर नागोजी भट्ट की टीका 
या भाष्य) । 

टीक्‌ (म्वा० आ०--टीकते) चलना-फिरना, आना सहारा, 
देना--करभर्याः कृतमालमुद्गतदलं कोयष्टिकष्टीकते 
मा० ९।७, --आ-, जाना, चलना-फिरना, इधर-उधर 
घूमना --आटीकसेऽङ्ग करिघोटीपदातिजुषि वाटीभुवि 
क्षितिभुजाम्‌ अस्व° ५। 

टीका [ टीक्यते गम्यते, गरन्धार्थोऽनया--टीक्‌+ क +-टाप्‌ ] 
व्याख्या, भाष्य---काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका 
तथाप्येष तर्थव दुर्गमः । 

टुब्टुक (वि०) [टुण्टु इति अव्यक्सशब्दं कायति-टुट्‌ + के + 
क] 1. छोटा, थोड़ा 2. दुष्ट, क्रूर, नृशंस 3. कठोर । 


ठक्कुरः (पुं०) 1. मूर्ति, देवभूति 2. पूज्य व्यक्ति के नाम 
“के साथ लगने वाली सम्मानसूचक उपाधि --उदा० 
गोविन्द ठक्कुर (काव्य प्रदीप के रचयिता) । 


मागे प्रकरोति शब्द ठठं ठठंठं ठठठं ठठंठः -सुभा० । | ठालिनी (स्त्री) तगड़ी, करधनी । 


( ४१४ ) 


डमः |ड-मा-+-क | एक घृणित और मिश्रित जाति, डोम । 

डमरः [म्‌--अच्‌ -=मरम्‌, डेन त्रासेन मरं पलायनम्‌, तु० 
त०| 1. झगड़ा, फसाद, दंगा 2. भावभंगिमा और 
ललकारों से शत्रु को भयभीत करना,-रम्‌ डर के 
कारण भाग जाना, भगदड़ । 

डमरुः |डमित्यव्यक्तशब्दम्‌ ऋच्छति - ` डम्‌ न-ऋ¬-कु] एक 
प्रकार का बाजा, डुगड्गी (इस वाद्ययन्त्र को प्रायः 
कापालिक साधु बजाया करते हैँ) |कभी कभी नपुं० 
भी माना जाता है| । 

ङम्ब्‌ (चुरा? उभ०  डम्वयति-ते) 1. फेंकन!, भेजना 
2. आदेश देना 3. देखना, बि--, अनुकरण करना, 
नक़्लकरना, तुलना करना।-- (तं) ऋतुविडम्बयामास 
न पुनः प्राप तच्छियम्‌--रघु० ४।१७। वपु:प्रकर्षेण 
विडम्मितेश्वरः-३।१२, १३।२९, १६।११, कि० ५४६ 
१२।३८, शि० १।६, १२।५ 2. हँसी उड़ाना, अवहास 
करना, खिल्ली उड़ाना--सम्मोहयन्ति, मदयन्ति, 
विडम्बयन्ति निर्मत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति-भतुं ० 
१।२२, यथा न विङम्ब्यसे जर्न:--का० १०९ 3. ठगना, 
धोखा देना-एत्रमात्माभिप्रायसम्भावितेष्टजनचित्तवृत्तिः 
्रार्थयिता विडम्व्यते-श० २ 4. कष्ट देना, पीड़ा दैना। 

डम्बर (वि०) [ डम्ब्‌--अरन्‌ ] प्रसिद्ध, विख्यात,-- रः 
1. समवाय, संग्रह, ढेर-मा० ९।१६ 2. दिखावा, टिम- 
टाम 3. सादृश्य, समानता, आभास 4. घमण्ड, अहंकार । 

डम्भ्‌ (चुरा० उभ० - डम्भयति-ते) इकट्ठा करना । 

डयनम्‌ [डी--ल्युट्‌) 1. उड़ान 2. डोली, पालकी । 

इवित्यः (पुं ) काठ का बारहसिहा । 

डाकिनी [ डाय भयदानाम अकति ब्रजति--ड+-अक्‌+- 
इनि--डोप्‌] पिशाचिनी, भूतनी । 

डाङ्कृतिः (स्त्री ०} [डाम्‌ +-कृ-{-क्तिन्‌] घण्टी के बजने की 
ध्वनि, डिङ्ग-डाङ्ग आदि । 

डामर (वि०) | उमर+-अण्‌ ] 1. डरावना, भयावह, 
भयानक -पर्याप्तं मथि रमणीयडामरत्वं संधत्ते गगन- 
तलप्रयाणवेग:-- मा० ५।३ 2. दंगा करने वाला, 
हुडंदज़ो 3. सूरत शक्ल में मिलता-जुलता, अनुरूप 
(अर्थात्‌, मनोहर, सुन्दर) -रतिगलिते ललिते कुसुमानि 
शिखण्डकडामरे (चिकुरे) -गीत० १२,-रः 1. होहल्ला, 
हंगामा, दंगा, फसाद 2. उत्सव के अवसर पर चहल- 
पहल, लड़ाई झगड़े के अवसर पर खलब्रलो, हलचल । 

डालिमः | = दाडिमः, पृपो०] अनार । 

डाहलः (ब० व०) एक देण तथा उसके अधिवासो -कीतिः 
समाडिलिष्यति डाहलोर्वीम्‌ - विक्रमांक० १।१०३ | 

डिङ्करः (पु०) 1. सेवक 2. बदमाश, ठग, धूर्ते 3. पतित 
या नीच आदमी । 


ड 


डिण्डिमः [डिडीति शब्द मातिः डिण्डि--मा क] एक 
प्रकार का छोटा ढोळ (आलं० भी) इति घोषयतीव 
डिण्डिम:--हि* २1८६ मुखरयस्व यशो नवडिण्डिमम्‌ 
-- नै० ४५३, अमरु २८, चण्डि रणिरसनारवडिण्डिमः 
मभिसर सरसमलळज्जं - गीत० ११, आयंबालचरित- 
प्रस्तावनाडिण्डिमः--महावी ० १1५४ । 

डिण्डो (डि) रः [डिण्डि--र पक्षे दीघंः] 1. मसीक्षेपी का 
भीतरी कवच; जो समुद्रफेन की भांति काम में लाया 
जाता हूं 2. झाग- उद्दंण्डातेन डिण्डीरे पिण्डपङक्तिर- 
दृश्यत - विक्रमांक-- ४६४, रोड । 

डिमः [डिम्‌--क] दस प्रकार के नाटकों मे से एक- मायेद्ध- 
जारूसंग्रामकाधाद्‌ श्ान्तादिचेष्टितः, उपरागश्च भूयिष्ठो 
डिमः ख्यातोऽतिवृत्तकः सा० द० ५१७। 

डिम्बः |डिव्‌ + घञ्‌ | 1. दंगा, फसाद 2. कोलाहल, भय के 
कारण चीत्कार 3. छोटा बच्चा या छोटा जानवर 
4. अंडा 5. गोला, गेंद, पिण्ड! सम--आहवः, 
-युद्धम्‌ मामूली लड़ाई, (बिना शस्त्र प्रयोग के) 
झड़प, खटपट, मुठभेड़, झूठमूठ की लड़ाई--मनु ० 
५1९५ | 

डिम्बिका [डिम्ब्‌+प्वुल्‌-|-टापू, इत्वम्‌] 1. कामुकी स्त्री, 
2. बुलबुला । 

डिम्भः | डिम्भ्‌ त-अच्‌ ] 1. छोटा बच्चा 2. कोई छोटा 
जानवर जेसे शेर का बच्चा; -जृंम्भस्व रे डिम्भ दन्तांस्ते 
गणयिष्यामि -- श० ७ 3. मूख, बुद्ध । 

डिम्भकः (स्त्री०-भिका) [डिम्भू--ण्वुल, स्त्रियां टाप्‌ इत्वं 
च ] 1. एक छोटा बच्चा 2. जानवर का छोटा बच्चा । 

डी (म्वा० दिवा० आ०--डयते, डीयते, डीन) 1. उड़ना, 
हवा में से गुज्जरना 2. जाना, उद्‌--, हवा में उड़ना, 
ऊपर उड़ना--सर्वेहड्डीयताम्‌-- हि० १ (हंसः) 
उदडीयत वेक्कतात्करग्रहजादस्य विकस्वरस्वरैः ० 
२।५, प्र- उपर उड़ना--हंसे: प्रडीनैरिव - मृच्छ० 
५।५, प्रोद--, ऊपर उड़ जाना-- प्रोह्रीयेव बलाकया 
सरभसं सोत्कण्ठमालिद्धित:-- २३ । 

डीन (भू० क० कृ०) | डी-+क्स ] उड़ा हुआ, -- नम्‌ पक्षी 
की उड़ान, पक्षियों की उड़ान १०१ प्रकार की बताई 
गई हैं, किसी भी विशेष उड़ान को प्रकट करने के 
लिए 'डीन' से पूर्व उपयुक्त उपसर्गे लगा दिया जाता 
है--उदा० अवडीनम्‌, उट्टीनम्‌, प्रडीनम्‌, अभिडीनम्‌, 
बिडीनम्‌, परिडीनम्‌, पराडीनम्‌ आदि। 

डुण्डुभः [ड्‌ण्ड्‌+-भा +-क] साँपों का एक प्रकार जिनमें जहर 
नहीं होता (निविपाः डुण्डुभाः स्मृताः) । 

डुलिः (स्त्री०) [+-दुलि: पृषो ० | एक छोटी कछवी । 

डोम: (पुं०) अत्यन्त नीच जाति का पुरुष । 


( ४१५ ) 


ढक्का [ ढक इति शब्देन कायति --डक 1-क-+-कर्ऊठाप्‌ ] 
बड़ा ढोल -न ते हुड्क्केन न सोपि ढक्कय! न मर्देले: 
सामि न तेऽपि ढक्कया --नै० १५1१७ । 

ढामरा (स्त्री०) हंसनी । 

ढालम्‌ [नप्‌ ° | म्यान । 

ढालिन्‌ (प्‌ ०) [ढाल -- इनि] ढाळवारी योद्धा । 

दुण्डिः {दण्ड्‌ 1 इन्‌] गणेश का विशेषण । 

ढौलः (पु०) बड़ा ढोल, मृदङ्ग, ढपली । 


ढ 
| ढौक्‌ 


(म्वा० आ०--ढौकते, ढौकित) जाना, पहुँचाना 
->-यान्तं वने रात्रिचरी डुढौके--भट्टि ० २२३, १४। 
७१, १५1७१-:प्रेर ० -- ढौकयति--ते 1. निकट लाना, 
पहुँचाना --तन्मान्सं चैव गोमायोस्तँः क्षणादाशु ढोकि- 
तम्‌ - महा०, भट्टिः १७।१०३ 2. उपस्थित करना, 
प्रस्तुत करना । 

| ढौकनम्‌ [दौक्‌ +ल्युट्‌] 1. भेंट 2. उपहार, रिश्वत । 


| 


[संस्कृत में 'ण से आरम्भ होने वाला कोई शब्द नहीं, 
“ण से आरम्भ होते वाले बहुत से धातु हैं वस्तुत: वे 
सब 'न' से आरम्भ होते हैं, धातुकोश में उन्हें 'ण' से 


तकिल (वि०) [ तक्‌ +-इलच्‌ | जालसाज, चालाक, धूते । 
तक्रम्‌ [ तक्‌ !-रक्‌ | छाछ, मट्ठा । सम०>-अठः रई का 
डंडा,--सारम्‌ ताजा मक्खन । 


तक्षु (स्त्रा० स्वा० पर०- तक्षति, तक्ष्णोति, तष्ट) चीरना, | 


काटना, छोलना, छेनी से काटना, टुकड़े-टुकड़े करना, 
खण्डशः करना --आत्मानं तक्षति ह्येष वनं परशुना 
यथा--महा०, निघाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठं स उद्धनः 


--अमर० 2. गढ़ना, बनाना, निर्माण करना (लकड़ी | 


में से) 3. बताना, रचना करना 4. घायल करना, चोट 
पहुँचाना 5. आविष्कार करना, मन में बनाना,--निस्‌, 


--टुकड़े-टुकड़े करना, सम्‌, 'छीलता, छेनी से काटना, | 
चीरना 2. घायल करना, चोट पहुँचाना, प्रहार करना | 


-निस्त्रिशाभ्यां सुतीक्ष्णाम्यामन्योन्यं संततक्षतुः-महा०, 
वराह० ४२1२९ । 

तक्षकः [ तक्ष्‌ +-ण्दुल्‌ | 1. बढ़ई, लकड़ी का काम करने 
वाला (जाति से अथवा लकड़ी का धंधा करने के 
कारण) 2. सूत्रधार 3. देवताओं का वास्तुकार, विश्व- 
कर्मा 4. पाताल के मुख्य नागों अर्थात्‌ सर्पो में से एक, 


कश्यप और कदर का पुत्र (आस्तीक ऋषि के बीच में | 
पड़ने से जनमेजय के सर्पयज्ञ में जठजाने से बचा हुआ, . 


इसी सर्पयज्ञ में अनेक सर्पे जल कर भस्म हो गये थे) 


ण 
केवल इसलिए आरम्भ किया गया है जिससे कि यह 
प्रकट हो जाय कि यहाँ 'न' प्र, परि तथा अन्तर्‌ आदि 
उपसग पूर्व होने पर 'ण' में परिवर्तित हो जाय]! 

त 


| तक्षणम्‌ [ तक्षू +-ल्युद्‌ | छीलना, काटना दारवाणां च 
तक्षणम्‌ --मनु० ५1११५, याज्ञ १।१८५। 

तक्षन्‌ (पुं०) | तक्ष्‌-कनिन्‌ | 1. बढ़ई, लकड़ी काटने 
वाला (जाति से अथवा लकड़ी का काम करने के 
कारण) अतक्षा तक्षा-क्राव्प०, जो जाति से तक्षा नहीं 
है, वह तक्षा कहलाता हे जब कि वह तक्षा की भांति 
तक्षा के काम को करने लगता है, बढ़ई --शि० १२।२५ 
2. देवताओं का शिल्पी -- विश्वकर्मा । 

तगरः [ तस्य क्रोडस्य गरः, ष० त. ] एक प्रकार का पौधा । 

तङ्क्‌ (भ्वा० पर०---तङकति, तड्धिल) 1. सहन करना, 
बर्दाइत करना 2. हँसना 3. कष्टग्रस्त रहना | 

तङ्कः [ तङ्क्‌ +-धञ्ा अच्‌ वा ] 1. कष्टमय जीवन, आपद्‌- 
ग्रस्त जीवन 2. किसी प्रिय वस्तु के वियोग से उत्पन्न 
शोक 3. भय, डर 4. संगतराश की छेनी । 

तङ्कनम्‌ [तङक्‌ +-त्युट्‌] कप्टमय जीवन, आपद्‌ग्रस्त जिदगी। 

तङ्कः (म्वा० पर०-तङ्गति, तङ्भित) 1. जाना, चरना-फिरना 
2. हिलाना-जुलाना, कष्ट देना 3. लड़खड़ाना । 

तञ्च्‌ (रुघा० पर०-तनक्ति, तञ्चित) सिकोड़ना, सिकुड़ना 
---तनच्मि व्योम विस्तृतम्‌ ` भट्टि० ६।३८। 

तटः [ तट्‌ +-अच्‌ | 1. ढाला, उतार, कगार 2. आकाश या 
क्षितिज,-टः,--टा,--टी,--टम्‌ 1. किनारा, कूल, 


( ४१६ ) 


उतार, ढाल -शीलं शैलतटात्पततु -भतुँ०--२।३९, 
प्रोत्तंमचिन्तातटी ३।४५, सिन्बोस्तटादोध इव प्रवृद्ध: 
कु २६, उच्चारणत्पक्षिगणास्तटीस्तम्‌--शि० 
४।१८ 2. शरोर के अवयव (जिनमें स्वभावतः कुछ 
ढाल हे ) --पञ्चपयोधरतटीपरिरम्भळग्न --गीत० १, 
नो लुप्तं सखि चन्दनं स्तनतटे--श्लृंगार० ७, इसी 
प्रकार जवनतट, कटितट, श्रोणीतट, कुचतट, कण्ठतट, 
ललाटतट आदि,--टम्‌ खेत । सम०--आघातः 
सींगों की टक्कर से मिट्टी उखाडना, तट या ढलान 
पर सिर से टक्कर मारना--अभ्यस्यन्ति तटाघातं 
निजितैराहता गजा:--कु० २।५०,--स्थ ( वि० ) 
(शा०) किनारे पर विद्यमान, कूलस्थित 2. (आलं०) 
अलग खड़ा हुआ, अलग-अलग, उदासीन, पराया, 
निष्क्रिय--तटस्यः स्वानर्थान्‌ घटयति मौनं च भजते 
मा० १।१४, तटस्थं नेराश्यात्‌ -- उत्तर० ३।१३, 
मया तटस्थस्त्वमुपद्रतोसि -नै० ३।५५, (यहाँ 'तटस्थ 
का अर्थ 'कूलस्थित' भी है) । 
तटाकः,--कम्‌ [तट्‌ ‡-आकन्‌] तालाब (जो कमल तथाअन्य 
जलीय पौधों के लिए पर्याप्त गहरा हो) दे० 'तडाग'। 
तटिनी [तटमम्त्यस्या इति ङोप्‌ ] नदी~कदा वाराणस्यामम- 
रतटिनीरोवसि वसन्‌-भतुँ ० ३।१२३, भामि० १।२३। 
(चुरा० उभ०--ताडयाने~ते, ताडित) 1. पीटना, 
मारना, टकराना - गाहन्तां महिषाः निपानसलिलं 
शु ङ्गम्‌ हुस्ताडितम्‌ --श० २।५, (नौः) ताडिता मारु- 
तेयं था --रामः०, रघु ० ३1६१, कु० ५।२४, भर्तु० १। 
५० 2. पीटना, मारना, दण्डस्वरूप पीटना, आघात 
पहुँचाना -लाळयेत्पञ्चवर्षाणि -दशवर्षाणि ताडयेत्‌ 
~-चाण० ११।१२, न ताडयेत्तृणेनापि--मनु० ४। 
१६९, पादेन यस्ताडचते-अमरु ५२ 3. प्रहार करना, 
(डोळ आदि का) पोटना ताडचमानासु भेरीषु --महा०, 
अताडयन्‌ मूर्दङ्गाश्च--भट्टि० १७।७ वेणी० १।२२ 
4. बजाना, (वीणा के तारों का) आहनन करना 
~"भ्रोतुवितन्त्री रिव ताडधमाना--कु० १।४५ 5. चम- 
कना 6. बोलना । 
तड़गः दे० तडाग ! 


तडागः [ तड्‌ +-आग | तालाब, गहरा जोहड, जलाशय 
~~स्फुटकमलोदरखेलतिखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ 
“गीत० ११, मनु० ४२०३, याज्ञ० २।२३७। 

तशाघातः देऽ 'तटाघात' (उच्चैः करिकराक्षेपे तडाघातं 
विदुर्बृधाः शब्द) । 

लडित्‌ (स्त्री०) [ ताडयति अश्रम्‌ --तड्‌ +इति ] बिजली, 
घन घनान्ते तडितां गुणेरिव--शि० १।७, मैघ० ७६, 
रघु० ६६५ । सम० - गर्भ: बादल,--छता बिजली 
की कौंध जिसमें लहरें हों, - रेखा बिजली की रेखा । 

तडित्वत्‌ (वि०) [ तडित्‌ +-मतुप्‌, वत्वम्‌ | बिजली वाला 


तड्‌ 


--अवरोहति शैलाग्रं सडित्वानिव तोयदः--विक्रम० 
१।१४, कि० ५।४, (पृं) बादल शि० १।१२। 
तडिन्मय (वि०) [तडित्‌ + मयट्‌ | बिजली से युक्त --कु० 
५।२५ । 

तण्ड (म्वा? आ०--तण्डते, तण्डित) प्रहार करना । 

तण्डकः [तण्ड-|-ण्वुल] खञ्जन पक्षी । 

तण्डूलः [ तण्ड्‌ उलच्‌ ] कूटने, छडने और पिछोड़ये के 

पश्चात्‌ प्राप्त अन्न (विशेषतः चावल) [ शस्य, धान्य, 

तण्डुल और अन्न यह चार प्रकार एक दूसरे से भिन्न 

हैं ~ शस्यं क्षेत्रगतं प्रोक्तं सतुषं धान्यमुच्यते, निस्तुषः 

तण्डुलः प्रोक्तः स्विन्नमन्नमुदाहृतम्‌] 

भू० क० कृ०) [तन्‌ञ-क्त] फँलाया हुआ, विस्तारित 

घेरा हुआ-(दे० तन्‌ )-स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ 

--शि० ९२३, ६५०, कि० ५११,--तम्‌ तारों 

बाला बाजा । 

ततस्‌ (ततः) [अव्य०-तद्‌+-तसिल्‌] 1. (उस स्थान या 
व्यक्ति) से, वहाँ से,-न च निम्नादिव हृदयं निवतंते 
मे ततो हृदयम्‌--श० ३1१, मा० २।१०, मनु० ६।७, 
१२।८५ 2. वहाँ, उधर 3. तब, तो, उसके बाद--ततः 
कतिपयदिवसापगमे-का० ११०, अमरु ६६, कि० 
१।२७, मनु ० २।९३, ७।५९ 4. इसलिए, फलतः, इसी 
कारण 5 तब, उस अवस्था में, तो ('यदि' का सह 
सम्बन्धी) यदि गृहीतमिदं ततः किम्‌--का० १२०, 
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते क) ९ 
३१६५ 6. उससे परे उससे आगे, और आगे, इसके 
अतिरिक्त -ततः परतो निर्मानुषमरण्यम्‌--का० १२१ 
7. उससे, उसकी अपेक्षा, उसके अतिरिक्त--यं लब्ध्वा 
चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः--भग० ६।२२, २। 
३६ 8. कई बार 'तत्‌' शब्द के सम्प्र० के रूप की 
भाँति प्रयुक्त होता है--यथा तस्मात्‌, तस्याः, ततोऽन्य 
जापि दुश्यते-सिद्धा० । यतः ततः (क) जहां-वहाँ 
-“यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जयः--महा०, 
मनु० ७1१८८ (ख) क्योंकि--इसलिए यतो यतः 
ततस्ततः जहाँ कहीं-वहीं - यतो यतः षट्चरणो$भि- 
बर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना--श० १।२३, ततः 
किम्‌ तो फिर क्या, इससे क्या लाभ, क्या काम-प्राप्ताः 
श्रियः सकलकामदुघास्ततः किम्‌--भतृँ० ३1७३, ७४, 
शा० ४।२, ततस्ततः (क) पहाँ-वहाँ, इधर-उघर--ततो 
दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासस्ततस्ततः--महा० (ख) 
फिर क्या' 'इसके आगे” अच्छा तो फिर' (नाटकों में 
प्रयुक्त) ततः प्रभृति तब से लेकर ('यतः प्रभृति’ का 
सह सम्बन्धी) --तृष्णा ततः प्रभृति मे त्रिगुणत्वमेति 
"णअमरु ६८, मनु० ९।६८। 

लतस्स्थ (वि०) [ ततस्‌ +-त्यप्‌ ] वहाँ से आने वाला, वहाँ 
से चलने वाला--कि० १।२७। 


तत 


( ४७ ) 


तति (सव वि०) (नित्य बहुवचनांत, कर्ते? कमं० तति) 


[तित्‌--डति] इतने अधिक, उदा० पुरुषा: सन्ति 
-“अआदि,--तिः: (स्त्री०--तन्‌+क्तिनू | 1. श्रेणी, 
पंक्ति, रेखा--विख्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्म्‌स्ताक्षतिः 
पल्वले--श० २1५, बलाहकततीः शि० ४1५४, १1५ 
2. गण, दल, समूह 3. यज्ञकृत्य 1 


तस्वम्‌ [तन्‌--क्विंप्‌, तुक्‌, पृषो० ततू--त्व] (कभी कभी 


'तत्वम्‌' भी लिखा जाता है) 1. वास्तविक स्थिति या 
दशा 2. तथ्य,-वयं तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खल कृती 
--श० ११२४ 3. यथार्थ या मल प्रकृति--संन्यासस्य 
महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुमू-भय० १८।१, ३।२८ 
मन्‌० १।३, ३।९६, ५४२ .4. मानव आत्मा की वास्त- 
विक प्रकृति या विश्वव्यापी परमात्मा के समनुरूप 
विराट्‌ सृष्टि या भौतिक संसार 5. प्रथम या यथार्थ 
सिद्धांत 6. मूलतत्त्व या प्रकृति 7. मन 8. सूयं 9. वाद्य 
का भेद विशेष, विलंबित 10. एक प्रकार का नृत्य । 
सम ०--अभियोगः असन्दिगघ दोषारोप या घोषणा, 
--अर्थ: सचाई, वास्तविकता, यथार्थता, वास्तविक 
प्रकृति,--ज्ञ,--विद्‌ (वि०) दार्शनिक, ब्रह्मज्ञान का 
वेत्ता,--न्यासः विष्णु की तंत्रोक्त पूजा में विहित एक 
अंगन्यास (इसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर गुह्य 
अक्षर या अन्य चिन्ह बनाने के साथ कुछ प्रार्थनाएँ 
बोली जाती हैं) 


तत्त्वतः (अव्य°) | तत्त्व--तस्‌ ] वस्तुतः, सचमुच, ठीक 


तत्र 


तत्रत्य (वि०) [ तत्र--त्यप्‌ ] वहाँ उत्पन्न या जन्मा हुआ, 


ठीक --तत्त्वत एनामुपलप्स्ये--श० १, मनु० ७1१० । 

अव्य०) [तत्‌ --त्रल्‌] 1. उस स्थान पर, वहाँ, सामने, 
उस ओर 2. उस अवसर पर, उन परिस्थितियों में, 
तव, उस अवस्था में 3. उसके लिए, इसमें --निरीतय: 
यन्मदीयाः प्रजास्तत्र हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मवर्चसम्‌- -रघु० 
१।६३ 4. प्रायः 'तद के अघि० के रूप के अर्थ में 
प्रयुक्त-मनु० २।११२, ३।६०,. ४१८६, याज्ञ० 
१४२६३, तत्रापि तब भी’ “तो भी’ (यद्चपि का सह 
संबंधी) तत्र तत्र 'बहुत से स्थानों पर या विभिन्न 
विषयों में' 'यहाँ-वहाँ' “प्रत्येक स्थान पर' - अध्यक्षान्वि- 
विघान्कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपर्चितः-मनु० ७।८१। 
सम०-भवत्‌ (वि०) (स्त्री ०--तो) श्रीमान्‌, महोदय, 
श्रद्धेय, आदरणीय, महानुभाव, (सम्मानपूर्णं उपाधि जो 
नाटकों में उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जो वक्ता के 
समीप उपस्थित न हो) -- पूज्य तत्रमवानत्रभवांश्च 
भगवानपि; आदिष्टोऽस्मि तत्रभवता काश्यपेन--श० 
४, तत्रभवान्‌ काश्यपः श० १, आदि,--स्थ (वि०) 
उस स्थान पर खड़ा हुआ या वर्तमान, उस स्थान से 
संबद्ध । 


उस स्थान से संबद्ध । 
५३ 


तथा (अव्य०) [ तद्‌ प्रकारे थाल्‌ विभक्तित्वात्‌ ] 1. वसे, 


इस प्रकार, उस रीति से--तथा मां वञ्चयित्वा--श० 
५, सूतस्तथा करोति--विक्रम० १ 2. और भी, इस 
प्रकार भी, भी--अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति- 
स्तथा--पंच० १।३१५, रघु० ३३२१ 3. सच, ठीक 
इसी प्रकार, सचमूच वेसा हो--यदात्य राजन्यकुमार 
तत्तथा--रघु० ३।४८, मनु० १।४२ 4. (अनुरोध के 
रूप में) ऐसा निश्चित जसा कि ('यथा' को पहले रख 
कर) दे० यथा ('यथा' के सहसंबंघी के रूप में तथा 
के कुछ अर्थों के लिए 'यथा' के नी० दे०) तथापि 
(प्राय: यद्यपि का सहसंबंघी) 'तो भी' 'तब भी” 'फिर 
भी' 'तिस पर भी'--प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितं तथा- 
पीदं न लक्षये--श० ५, वरं महत्याञ्जियते पिपासया 
तथापि नान्यस्य करोत्युपासनाम्‌-चात० २।६, वपुः- 
प्रकर्षादजयद्गुरु रघुस्तथापि नीचेंविनयाददृश्यत--रघु ० 
३।३४, ६२, तथेति 'सहमति’, प्रतिज्ञा को प्रकट 
करता है,-तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ता मदनः 
प्रतस्थे--कु० ३२२, रधु० १९२, ३।६७, तथेति 
निष्क्रान्तः ` (नाटकों में) तथेव “उसी प्रकार' 'ठीक उसी 
भाँति” तथव च “उसी ढंग से” तथाच और इसी 
प्रकार, “इसी ढंग से, 'इसी प्रकार कहा गया हे 
किं' तथाहि 'इसी लिए' 'उदाहरणार्थ', इसी कारण 
( यह कहा गया हैं कि ) -तं वेधा विदधे नूनं 
महाभूतसमाधिना, तथाहि सर्वे तस्यासन्‌ परार्थेकफला 
गुणाः--रघु० १२९, श० १।३१। सम०--कृत 
(वि०) इस प्रकार किया गया,--गत (वि०) 1. ऐसी 
स्थिति या दशा में होने वाला--तथागतायां परिहास- 
पूर्वेम्‌--रघु० ६।८२ 2. इस गुण का, (तः) 1. बुद्ध 
“काले मितं वाक्यमुदर्कपद्यं तथागतस्येव जनः सुचेताः 
--शि० २०।८१ 2. जिन, --गुण (वि०) 1. ऐसे गुणों 
से युक्‍त या संपन्न 2. ऐसी अवस्था को प्राप्त, ऐसी 
अवस्था में--तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतन- 
याम्‌ू--वेणी ० १।११,--राजः बुद्ध का विशेषण,---रूप, 
-रूपिन्‌ (वि०) इस आकार प्रकार का, इस प्रकार 
दिखाई देने वाला,--बिध (वि०) इस प्रकार का, ऐसे 
गुणों का, इस स्वभाव का--तथाविधस्तावदशेषमस्तु 


स:--कु० ५।८२, ९ ३।४,--विधम्‌ (अव्य० ) 
1. इस प्रकार, इस से 2. इसी भांति, समान 
रूप से । 


तथात्वम्‌ [ तथा+त्व ] 1. ऐसी अवस्था, एसा होना 


2. वस्तु स्थिति या मूल बात, सचाई । 


तथ्य (वि०) [ तथा--यत्‌ ] यथार्थ, वास्तविक, असली 


-प्रियमपि तथ्यमाह प्रियंवदा--श० १,--भ्यम्‌ सचाई, 
वास्तविकता, -- सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन--कु० 
३।६३, मनु० ८२७४ | 


( ४१८ ) 


तद्‌ (सर्व० वि०) [ कर्ते? ए० व०--सः (पुं०), सा 


स्त्री०), तत्‌ (नपुं०)] 1. वह, अविद्यमान वस्तु का 
उल्लेख (तदिति परोक्ष विजानीयात्‌) 2. वह (प्रायः 
थद्‌' का सहसम्बन्धी )--यस्य बुद्धिबलं तस्य--पंच० 
१ 3. वह अर्थात्‌ प्रख्यात--सा रम्या नगरी महान्स 
नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌--भतृं० ३३३७, कु० ५७१ 
4. वह (किसी देखे हुए या अनुभूतार्थ का उल्लेख) 
उत्कम्पनी भयपरिस्खलितांशुकांन्ता ते लोचने प्रतिदिशं 
विधुरे क्षिपन्ती--काव्य० ७, भामि० २५ 5. वही, 
समरूप, वह, विल्कुल वही, (प्रायः 'एव' के साथ) 
तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम--भतुं० २।४०; 
कभी कभी 'तद्‌' के रूप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
के सर्वेनामों के साथ प्रयुक्त होते हँ, साथ ही बल 


देने के लिए निर्देशक तथा सम्बन्धबोघक सर्वनामो के 
साथ भी (इसका अनुवाद प्रायः 'इसलिए' 'तो' करते 
हैँ) _-सोहमिज्याविशुद्धात्मा-रघु ० १1६८, (मैं वही 
व्यक्ति, अतः मैं, में अमुक व्यक्ति), स त्वं निवर्तस्व 
विहाय लज्जाम्‌ २।४०, “अतः तुम्हें वापिस आ जाना 
चाहिए; जब 'तद्‌' की आवृत्ति की जाय तो इसका 
अर्थ होता हैं “कई' 'मिन्न २”--तेषु तेषु स्थानेषु--का० 
३६९, भग० ७1२०, मा० १।३६, -तेन-तद्‌ का 
करण० रूप, किया विशेषण केवल के साथ 'इसलिए' 
“इस कारण” “इस विषय में”! 'इसी कारण' अर्थो को 
प्रकट करता हे,--तेन हि यदि ऐसा हैँ तो फिर 
(अव्य) 1. वहाँ, उधर 2. तब, उस अवस्था में, 
उस समय 3. इसी कारण, इसीलिएं, फलस्वरूप-तदेहि 
विमर्दक्षमां भूमिमवतरावः--उत्तर० ५, मेघ० ७।११०, 
रघु० ३।४६ 4. तब (यदि का सहसम्बन्घी) तथापि 
--यदि महत्कुतूहलं तत्कथयामि - का» १३६, भग० 
१।४५। सम०--अनन्तरम्‌ (अव्य०) उसके पश्चात्‌ 

तुरन्त, तो फिर,-अनु (अव्य०) उसके पश्चात्‌, बाद 
मं--सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ -मेघ० 
१३, रघु० १६।८७, मा० ९।२६,-अन्त (वि०) 
उसी में नष्ट होने वाला, इस प्रकार समाप्त होने 
वाला अर्थ, अर्थीय (वि०) 1. उसके निमित्त 
अभिप्रेत 2. उस अर्थ से युक्त,--अर्हं (वि०) उस 
योग्यता से युक्‍त,--अवधि (अव्य०) 1. वहाँ तक, उस 
समय तक, तब तक -तदर्वाध कुशली पुराणशास्त्रस्मृति 
शतचारुविचारजो विवेकः--भामि० २1१४ 2. उस 
समय से लेकर, तब से--श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे 
पाण्डिमा-भामि० २।६९,--एकचित्त (वि०) उस पर 
ही मन को स्थिर करने वाला,--कालः विद्यमान क्षण, 
वर्तमान समय, “धी (वि०) समाहित, प्रत्युत्पन्नमति, 
--कालम्‌ (अव्य०) अविलम्ब, तुरन्त, - क्षणः 1. इस 
क्षण, फ़िलहाल 2. विद्यमान या वर्तमान समय--रघु० 


१।५१,--क्षणम्‌, - क्षणात्‌ (अव्य० ) तुरन्त, प्रत्यक्षतः, 
फ़ोरन--रघु० ३1१४, शि० ९५, याज्ञ २।१४, 
अमरु ८३,--क्रिया (वि०) बिना मजदूरी के काम 
करने वाला,--गत (वि०) उस ओर गया हुआ या 
निदेशित, तुला हुआ, उसका भक्त, तत्सम्बन्धी, --गुणः 
एक अलंकार(अलं०)-- स्वमुत्सृज्य गुणं योगादत्युज्ज्वल- 
गुणस्य यत्‌, वस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः 
-काव्य० १०, दे० चन्द्रा ५११४१,--ज (वि०) 
व्यवघानशून्य, तात्कालिक,-ज्ञः जानने वाला, प्रतिभा- 
शाली, बुद्धिमान्‌, दार्शनिक, तृतीय (वि०) उसी 
कायं को तीसरी बार करने वाला,--धन (वि०) 
कंजूस, दरिद्र,--पर ( वि० ) 1. उसका अनुसरण 
करने वाला, परचवर्ती, घटिया 2. उसी को सर्वोत्तम 
पदार्थं मानने वाला, बिल्कुल तुला हुआ, नितान्त 
संलग्न, उत्सुकतापूर्वक व्यस्त (प्रायः समास में प्रयोग) 
“सम्राट्‌ समाराघनतत्परोऽभूत्‌ - रघु» २५, १६६, 
मेघ० १०, याज्ञ १।८३, मनु० ३॥२६२,--परायण 
(वि०) पूर्णतः संलग्न या आसक्त,--पुरुषः 1. मूल 
पुरुष, परमात्मा 2. एक समास का नाम जिसमें प्रथम 
पद प्रधान होता है, या जिसका उत्तरपद पूर्वपद द्वारा 
परिभाषित या विशिष्ट कर दिया जाता है, शब्द की 
मूल भावना भी स्थिर रहती है--यथा, तत्पुरुषः, 
तत्पुरुष कमंघारय येनाहं स्यां बहुब्रीहि:-उद्धूट,-पूर्व 
(वि०) पहली बार घटने वाला, या होने वाला, 
--अकारि तत्पूवंनिबद्धया तया--कु० ५1१०, ७1३०, 
रघु० २४२, १४३८ 2. पूर्व का, पहला,--प्रथम 


` (वि०) पहली बार ही उस कार्य को करने वाला, 


"ण्बलः एक प्रकार का बाण,--भावः उसके अनुरूप, 
मात्रम्‌ 1. केवल वह, सिर्फ़ मामूली, अत्यन्त तुच्छ 
मात्रा युक्त 2. (दर्शन०) सूक्ष्म तथा मूलतत्त्व (उदा० 
शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गन्घ),--बाचक (वि०) 
उसी को संकेतित या प्रकट करने वाला,--विद्‌ (वि०) 
1. उसको जानने वाला 2. सचाई को जानने वाला, 
विष (वि०) उस प्रकार का, ---रघु० २२२, कु० 
५७३, मनु० २।११२,- हित (वि०) उसके लिए 
अच्छा, (त:) एक प्रत्यय जो प्रातिपदिक शब्दों के 
आगे व्युत्पन्न शब्द बनाने के लिए लगाया जाता है । 


(अव्य०) [ तस्मिन्‌ काले तद्‌--दा ] 1. तब, उस 


समय 2. फिर, उस मामले में ('यदा' का सहसंबंधी ) 
भग० २।५२, ५३, मेघ० १।५२, ५४-५६, यदा यदा 
तदा तदा “जब कभी तदा प्रभृति तब से, उस समय 
से लेकर--कु० १।५३। सम०--मुख (वि०) आर- 
न्घ, उपकांत या शुरू किया हुआ, (खम्‌) आरम्भ । 


तदात्वम्‌ [ तदा 1 त्व | मोजूदा समय, वर्तमान काल ¦ 
तदानीम्‌ (अव्य०) [ तद्‌+-दानीम्‌ ] तब, उस समय । 


( ४१९ ) 


तदानीन्तन (वि०) [ तदानो म्‌--ट्यूल, तुट्‌ ] उस समय से 
संबंध रखनें वाला, उस समय का समकालीन,--एषो- 
ऽस्मि कार्यवक्षादायोध्यिकस्तदानीन्ततरच संवृत्त:-- 
उत्तर» १। 

तदीय (वि०) [तद्‌--छ] उससे संबंध रखने वाला, उसका, 
उसकी, उनके, उनकी-रघु० १८१, २1२८, ३८, २५। 

तद्वत्‌ (वि०) [ तद्‌-+-मतुप्‌ ] उससे युक्त, उसको रखने 
वाला, जैसा कि 'तद्वानपोहः' में-काव्य० २. (अव्य०) 
1. उसके समान, उस रीति से 2. समान रूप से, समान 
रीति से, इसलिए साथ ही । 


तन्‌ 1 (तना० उभ०--तनोति, तनुते, तत--क० वा० 
तन्यते, तायते, सन्नन्त-तितंसति, तितांसति, तितनि- 
षति) 1. फलाना, विस्तार करना, लंबा करना, तानना 
बाह्वोः सकरयोस्ततयोः-अमर० 2. फलाना, 
बिछाना, पसारना -भट्टि० २३०, १०।३२, १५९१ 
3. ढकना, भरना-स तमीं तमोमिरभिगम्य तताम्‌ 
--शि० ९।२३, कि० ५१११ 4. उत्पन्न करना, पैदा 
करना, रूप देना, देना, भेंट देना, प्रदान करना, त्वयि 
विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ 
>-गीत० ४, पितुर्मुदं तेन ततान सोऽभकः--रघु० 
३।२५, ७।७, यो दुर्जनं वशयितुं तनुते मनीवां--भामि० 
१॥९५, १० 5. अनुष्ठान करना, पुरा करना, संपन्न 
करना-- (यज्ञादिक) --इति क्षितीशो नवति नवाधिकां 
महाक्रतूनां महनीयशासनः, समारुरुक्षुदिवमायुषः क्षये 
ततान सोपान परंपरामिव--रघु० ३।६९, मनु० 
४।२०५ 6. रचना, करना, (ग्रन्यादिक) लिखना, 
यथा--नाम्नां मालां तनोम्यहं, या--तन्‌ते टीकाम्‌ 
7. फैलाना, झुकाना (धनुष आदि का) 8. कातना, 
बुनना 9. प्रचार करना, प्रचारित हौना 10 चालू 
रहना, टिका रहना। सम ०--अब---,1. ढकना, फलाना 
2. उतरना आ-_,विस्तुत करना, बिछाना, ढकना, 
ऊपर फॅलाना--कि० १६।१५ 2. फेलाना, पसारना 
3. उत्पन्न करना, पैदा करना, सुजन करना, बनाना 
--कि० ६।१८ 4. (धनुष या धनुष की डोरी) तानना 
मौर्वी धनुषि चातता--रघु० १।१९, १५१४५, 
उद्‌--,फैलाना प्र--1. फलाना, पसारना --ख्यातस्त्वं 
विभवेयंशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति न:--भतुँ० ३।२४ 
2. ढकला 3. उत्पन्न करना, पैदा करना, सृजन करना 
दिखावा करना, प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना --तदूरी- 
कृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते--शि० २1३० 5. अनु- 
प्ठान करना (यज्ञादिक का), वि-,1. फलाना, बिछाना 
= स्फुरितविततजिह्णः-मृच्छ० ९1१२ 2. ढकना, 
भरना -प्रस्वेदबिन्दुविततं वदनं प्रियायाः चौर० ९, 
यो वितत्य स्थितः खमू-मेघ० ५८ 3. रूप देना, बनाना 
श्रेणीबन्धाद्वितन्वरिद्रस्तम्भां तोरणस्रजम्‌-रघु० १।४१ 


4. (धनुष का) तानना -घनुवितत्य किरतोः शरान्‌ 
--उत्तर० ६१, भट्टिः ३।४७ 5. उत्पन्न करना, 
पैदा करना, सृजन करना, देना, प्रदान करना 6. (ग्रंथ 
का) रचना या रिखना--विराटपवंप्रद्योती भावदीपो 
वितन्यते 7. करना, अनुष्ठान करना (यज्ञादिक या 
किसी संस्कार का) कु० २।४६ 8. दिखावा करना, 
प्रस्तुत करना, सम्‌--,चालू करना, 11 (म्वा० पर० 
--चुरा० उभ०--तनति, तानयति--ते) 1. भरोसा 
करना, विश्वास करना, विश्‍वास रखना 2. सहायता 
करना, हाथ बँटाना, मदद करना 3. पीडित करना, 
रोगग्रस्त करना 4. हानिशून्य होता । 

तनयः [ तनोति विस्तारयति कुलम्‌ तन्‌ + कयन्‌ ] 1. पुत्र 
2. सन्तान--लड़का या पुत्री; गिरि), कलिंग” आदि । 


तनिमन्‌ (पु०) [ तनु -इमनिच्‌ ] पतलापन, सुकुमारता, 
सूक्ष्मता । 

तनु (वि०) (स्त्री० - नु, स्वी) [तन्‌ +-उ] 1. पतला, 
दुबला, कृश 2. सुकुमार, नाजुक, मुदु (अङ्गादिक, 
सौन्दर्य के चिह्लस्वरूप--रघु० ६।३२, तु» तन्वङ्गी 
3. बढ़िया, कोमल (वस्त्रादिक) ऋतु० १।७ 4. छोटा, 
थोड़ी, नन्हा, कम, कुछ, सीमित--तनुवाग्विभवोऽपि 
सन्‌ -रधु० १।९, ३।२, तनुत्यागो बहुग्रहः -हि० 
२।९१, थोड़ा देने वाला 5. तुच्छ, महत्त्वहीन, छोटा 
अमरु २७ 6. (नदी की भांति) उथला हुआ, 
(स्त्री ०) 1. शरीर, व्यक्ति 2. (बाहरी) रूप, प्रकटी- 
क्रण--प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टा- 
भिरीशः--श० १।१, मालवि० १।१, मेघ० १९ 
3. प्रकृति, किसी वस्तु का रूप और चरित्र 4. खाल । 
सम०--अङ्कः (वि०) सुकुमार अङ्ग वाला, कोमलांगी 
(-गी) कोमलाङ्गिनी स्त्री,-कूपः रोमकूप,-छदः कवच, 
र ० ९५१, १२।८६,--जः य पुत्री, त्यज 
(वि०) 1. अपने जीवन को में डालने वाला 
2. अपने व्यक्तित्व को छोड़ने वाला, मरने वाला, 
त्याग (वि०) थोड़ा व्यय करने वाला, बचा देने 
वाला, दरिद्र,-- अम्‌,--्राणम्‌ कवच,-भषः पुत्र (वा) 
पुत्री-भस्त्रा-नाक-भृत्‌ (पुं) शरीरधारी जीव, 
जीवघारी जन्तु, विशेष कर मनुष्य--कल्पं स्थितं तनु- 
भृतां तनुभिस्ततः किम्‌ --भतुँ० ३।७३,-मध्य (वि०) 
पतली कमर, कमर वाला,-रसः पसीना,- रुह,- ख्हम्‌ 
शरीर का बाल,-वारम्‌ कवच,-व्रणः फुन्सी,-सञ्या- 
रिणी छोटी स्त्री, या दस वर्ष का लड़का,--सरः, 
पसीना,-ह्लबः गुदा, मलद्वार । 

तनुल (वि०) [तन्‌ य-डलच्‌] फेलाया हुआ, विस्तारित । 

तनुस्‌ (नपुं०) [तन्‌+-उसि] शरीर । 

तनू (स्त्री) [तन्‌+ऊ] शरीर । सम०--उद्धब,--जः 
पुत्र, -उङ्वा-- जा पुत्री, नपम्‌ घी, नपात्‌ (पुं०) 


( ४२० ) 


आग--तनूनपादधूमवितानमाधिज: --शि० १६६२, अघः- 
कृतस्यापि तनूनपातो नाथ: शिखा याति कदाचिदेव 
उाहि० २६७,--सहम्‌ 1. शर . पर उगे हुए बाल 
(पुं० भी) 2. पक्षी के पख, बाजू (हुः) पुत्र । 

तन्तिः (स्त्री०) | तन्‌-+-क्तिच्‌ ] 1. रस्सी, डोर, सूत्र 
2. पंक्ति, श्रेणी । सम०--पालः 1. गोरक्षक 2. विराट 
के घर रहते समय का सहदेव का नाम । 

तन्तुः [तन्‌--तुन्‌] 1. धागा, रस्सी, तार, डोर, सूत्र-चिन्ता 
सन्ततितन्तु--मा० ५११०, मेघ० ७० 2. मकड़ी का 
जाला--रघु० १६२० 3. रेशा- बिसतन्तुगुणस्य 
कारितम्‌--कु० ४।२९ 4. सन्तान, बच्चा, सन्तति 
5. मगरमच्छ 6. परमात्मा । सम०--काष्ठम्‌ जुलाहों 
का एक औजार जिससे ताना साफ़ किया जाता हँ 
““कीटः रेशम का कीड़ा,--नागः बड़ा मगरमच्छ, 
जानिर्यासः ताउ का वृक्ष,- नाभः मकड़ी,-भः 1. सरसों 
2. बछड़ा,--वाद्यम्‌ ऐसा बाजा जिसमें तार कसे हुए 
हों,--बानम्‌ बुनना,--बापः 1. जुलाहा 2. करघा 
3. बुनाई,--निग्रहा केले का वृक्ष,--झाला जुलाहे का 
कारखाना,- सन्तत (वि०) बुना हुआ, सिला हुआ, 
~ सारः सुपारी का पेड़ । 

तन्तुः [ तन्तु+-कन्‌ ] सरसों के दाने । 

तन्तुनः,-णः [तन्‌ +-तुनन्‌, पक्षे नि० णत्वम्‌] घड़ियाल । 

तन्तुरम्‌,-छम्‌ [ तन्तु+-र, लच्‌ वा ] मृणाल, कमल की 
नाल । 

तन्त्र (चुरा० उभ० --तन्त्रयति-ते, तन्त्रित) 1. हकूमत 
करना, नियन्त्रण रखना, प्रशासन करना --प्रजाः प्रजाः 
स्वा इव तन्त्रयित्वा-श० ५।५ 2. (आ०) पालन- 
पोषण करना, निर्वाह करना । 

तन्त्रम्‌ [तन्त्र +अच्‌] 1. करघा 2. घागा 3. ताना 4. वंशज 
5. अविच्छिन्न वंश परम्परा 6. कर्मकाण्ड पद्धति, रूप- 
रेखा, संस्कारकर्मणा युगपद्भावस्तन्त्रम्‌--कात्या० 
7. मुख्य विषय 8. मुख्य सिद्धान्त, नियम, वाद, शास्त्र 
-जितमनसिजतन्त्रविचारम्‌-गीत० २ 9. पराधीनता, 
पराश्रयता--जेसा कि “स्वतन्त्र' 'परतन्त्र'; दैवतन्त्रं 
दुःखम्‌ -दश० ५ 10. वैज्ञानिक कृति 11. अध्याय, 
अनुभाग (किसी ग्रन्थादिक के) ---तर्न्त्रे: पञ्चभिरेतच्च- 
कार शास्त्रम्‌ -पंच० १ 12. तन्त्र-संहिता (जिसमें 
देवताओं की पूजा के लिए अथवा अतिमानव शक्ति 
प्राप्त करने के लिए जादू-टोना या मन्त्रतन्त्र का वर्णन 
हुँ) 13. एक से अधिक कार्यो का कारण 14. जादू- 
टाना 15. मुख्यापचार, गण्डा, ताबीज 16. दवाई, 
औषधि 17. क्सम, शपथ 18. वेशभूषा, 19. कार्य 
करने की सही रीति 20. राजकीय परिजन, अनुचर- 
वर्ग, भृत्यवगं 21. राज्य, देश, प्रभुता 22. सरकार, 
हकूमत, प्रशासन-लोकतन्त्राधिकारः-श० ५ 23. सेना 


24. ढेर, जमाव 25. घर 26. सजावट 27. दौलत 
28. प्रसन्नता । सम्‌०-_काष्ठम्‌ =तन्तुकाष्ठ - वापः, 
वापम्‌ 1. बुनाई 2. करघा,--वापः 1. मकड़ी 
2. जुलाहा । 

तन्त्रकः [तन्त्र +-कन्‌] नई वेशभूषा (कोरा कपड़ा) । 

तन्त्रणम्‌ [ तन्त्र्‌+-ल्युट्‌ ] शान्ति बनाये रखना, अनुशासन, 
व्यवस्था, प्रशासन रखना । 

तन्त्रः, --त्री (स्त्री० ) [ तन्त्+-इ, तन्त्रि--डीष्‌ ] 1. डोरी, 
रस्सी--मनु० ४३८ 2. धनुष की डोरी 3. वीणा का 
तार--तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलँः सारयित्वा कथंचित्‌ 
--मेंघ० ८६ 4. स्नायु तांत 5. पूंछ । 

तन्द्रा [ तन्द्र +घञ्ग्‌ +-टाप्‌ | 1. आलस्य, थकावट, थकान, 
क्लांति 2. ऊंध, शैथिल्य-तन्द्रालस्यविवरजेनम्‌--याज्ञ० 
३1१५८, महावी० ७४२, हि० . १।३४ । 

तन्द्रालु (वि०) { तन्द्रा आलुच्‌ ] 1. थका हुआ, परि- 
श्रांत 2. निद्राळू, आलसी । 

तन्ब्िः,-ब्रो (स्त्री०) [ तंन्द्‌ -क्रिन्‌, तन्द्रि + ङीष्‌ ] निद्रा- 
लुता, कंध । 

तन्मय (वि०) (स्त्री०--यी) [ तत्‌ --मग्रटू ] 1. उसका 
बना हुआ 2. तल्लीन--मा० १।४१, श० ६1२१ 
3. तद्रूप, तदेकरूप । 

तन्वी [ तनु--डीष्‌ | सुकुमार या कोमलांगी स्त्री --इयम- 
धिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी--श० १।२०, तव तन्वि 
कुचावेतौ नियतं चक्रवतिनौ--उद्भूट । 

तप्‌ (म्वा पर० (आ० विरल) तपति, तप्त) (अक० 
प्रयोग) (क) चमकना, (आग या सूर्यं की भांति) 
प्रज्वलित होना-- तमस्तपति घर्मांशो कथमाविर्भविष्यति 
नर? ५१४, रघु० ५१२, उत्तर० ६।१४, भग? 
९1१९ (ख) गर्म होना, उष्ण होना, गर्मी फैलना 
(ग) पोडा सहन करना --तपति न सा किसलयशय- 
नेन--गीत०.७ (घ) शरीर को कृश करना, तपस्या 
करना--अगणिततनूतापं तप्त्वा तपांसि भगीरथः 
--उत्तर० १।२३ 2. (संक० प्रयोग) (क) गर्म करना, 
उष्ण करना, तपाना--भट्टि० ९।२ भग० ११।१९ 
(ख) जलाना, दग्ध करना, जला कर समाप्त कर देना 
--तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव -- 
श० ३1१७, अङ्गेरनङ्कतप्तेः--३।७, (ग) चोट पहुँचाना, 
नुकसान पहुँचाना, खराब करना--यास्यन्सुतस्तप्यति 
मां समन्यु--भट्टि% १२३, मनु० ७६ (घ) पीडा 
देना, दुःख देना-कर्मवा०-तप्यते, (कुछ लोग इसे 
दिवा० की घातु मानते हैं) 1. गर्म किया जाना, पीडा 
सहन करना 2. घोर तपस्या करना, (प्रायः 'तपस्‌' के 
साथ) --प्रेर ०--तापयति-- ते, तापित, 1. गर्म करना, 
तापना; गगनं तापितपायितासिलक्ष्मी-सि० २०।७५, 
न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया-हि० १1८६, 


( ४२१ ) 


2. यंत्रणा देना, पीडित करना, सताना--भृशं तापितः 
कन्दर्पेण- -गीत० ११, भट्टि० ८1१३, अनु,- 3. पश्चा- 
ताप करना, अफसोस करना, खिन्न होना 2. पछताना 
उद्‌,--1. तापना, गर्म करना, झुलसाना, (सोना 
आदि) पिघलाना (जिस समय अक० के रूप में 'चम- 
कना' अर्थ प्रकट करने के लिए यह घातु प्रयुक्त की 
जाती हे, या जब इसका कर्म स्वयं शरीर का ही कोई 
अंग होता है, तो उस समय 'आत्मनेपद' में प्रयुक्त 
होती है)--उत्तपति सुवर्णं सुवर्णकार:--महा ०, परन्तु 
उत्तपमान आतपः:-भट्टि ० ८1१, शि० २०।४०, उत्तपते- 
पाणी--महा० 2. खा पी जाना, यन्त्रणा देना, पीडित 
करना, तपाना--शि० ९।६७, उप--,1. गर्म करना, 
तपाना 2. पीडित करना, दुःख देना--शि० ९१६५, 
निसू,--1. गर्म करना 2. पि करना 3. परिष्कार 
करना, परि -,1. गर्म करना, जलाना, नष्ट करना 
2. प्रज्वलित करना, आग लगाना पश्चात्‌, --पछताना, 
खेद प्रकट करता, बि--,1. चमकना (“उदपूर्वक' 
की भांति आत्म०) -- रविवितपतेऽत्यरथं -भतृं ० ८१४ 
2. तपाना, गर्म करना,. सम्‌ --,1. गर्म करना, तपाना 
~—सन्तप्तचामीकर--भट्टि० ३1३, सन्तप्तायसि संस्थि- 
तस्य पयसो नामापि न ज्ञायते--भतृँ ० २1६७ 2. दुःखी 
होना, पीड़ा सहन करना, खिन्न होना--संतप्तानां 
त्वमसि शरणम्‌-मेघ० ७, 'दुःखियों का'--दिवापि 
मयि निष्कान्ते संतप्येते गुरू मम--महा०, भतुँ० २। 
८७ 3. पछताना । 

तप (वि०) [तप्‌-अच्‌] 1. जलाने वाला, तपाने वाला 
तपा कर समाप्त करने वाला 2. पीड़ाकर, कष्टकर, 
दुःख,द--पः 1. गर्मी, आग, आँच 2 सूर्य 3. ग्रीष्म 
ऋतु -शि० ११६६ 4. तपस्या, धार्मिक कड़ी 
साधना । सम०--अत्ययः, _अम्तः ग्रीष्म ऋतु का 
अन्त और वर्षा ऋतु का आरम्भ--रविपीतजला 
तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी--कु० ४।४४, 
५।२३ । 

तपती [तप्‌ शतृ+-डीप्‌] ताप्ती नदी ' 

तपनः [तप्‌ +ल्युट्‌] 1. सूयं--प्रतापात्तपनो यथा --रघु० 
४१२, रूलाटन्तपस्तपति तपनः--उत्तर० ६, मा० १ 
2. ग्रीष्मऋतु 3. सूर्यकान्तमणि 4. एक नरक का नाम 
5. शिव का विशेषण 6. मदार का पौधा । सम० 
-_भआत्मजः,--तनयः यम, कर्ण और सुग्रीव का 
विशेषण, आत्मजा,--तनया, यमुना और गोदावरी 
का विशेषण,-- इष्टम्‌ ताँबा, - उपलः--मणिः सूर्यकान्त 
मणि,-छबः सूर्यमुखी फूल । 

तपनी [तंपन-+-डीप्‌ | गोदावरी नदी या ताप्ती नदी । 

तपनीयम्‌ [ तप्‌+-अनीयर्‌ ] सोना, विशेषतः वह जो आग 
में तपाया जा चुका हं--तपनीयाशोक:--मालवि० ३, 


तपनीयोपानद्ुगलमार्यः प्रसादीकरोतु - महावी० ४, 
असंस्पृशन्तौ तपनीयपीठम्‌--रघु० १८।४१। 

तपस्‌ (नपुं ०) [तप्‌-असुन्‌] 1. ताप, गर्मी, आग 2. पीडा 
कष्ट 3. तपश्चर्या, धार्मिक, कड़ी साधना, आत्म- 
नियन्त्रण --तपः किलेदं तदवाप्तिसाधनम्‌-कु० ५।६४ 
4. आत्मंदमन, और आत्मोत्सर्ग के अभ्यास से सम्बद्ध 
ध्यान 5. नेतिक गृण, खूबी 6. किसी विशेष वर्ण का 
विशेष कतंव्यपालन 7. सात लोकों में से एक लोक 
अर्थात्‌ 'जन-लोक' के ऊपर का लोक (-पुं०) माघ 
का महीना-तपसि मन्दगभस्तिरभीषुमान्‌-शि० ६।६३, 
(पुं०, नपुं०) 1. शिशिर ऋतु 2. हेमन्त 3. ग्रीष्म 
ऋतु । सम०--अनुभावः धाभिक तपश्‍चर्या का प्रभाव, 
अवटः ब्रह्मावतं देश, क्लेशः घामिक कड़ी साधना 
का कष्ट,--चरणम्‌,--चर्या कठोर साधना,--तक्षः 
इन्द्र का विशेषण,--घनः “साधना का धनी” तपस्वी, 
भक्त--रम्यास्तपोधनानां क्रिया:--श० १।१३, शम- 
प्रधानेषु तपोधनेषु--२।६, ४1१, शि० १।२३, रघु» 
१४।१९ मनु० ११।२४२,--निधिः घमंप्राण व्यक्ति, 
संन्यासी-रघु० १।५६,-प्रभावः,-बलम्‌ कड़ी साघनाओं 
के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति, तप द्वारा प्राप्त सामर्थ्य 
या अमोघता,--राझिः संन्यासी, लोकः जनलोक के 
ऊपर का लोक,-बनम्‌ तपोभूमि, पवित्र वन जहाँ 
संन्यासी कठोर साधना में लिप्त हो - कृतं त्वयोपवनं 
तपोवनमिति प्रेक्षे--श० १, रघु० १।९०, २।१८, ३८, 
वुद्ध (वि०) जो बहुत तप कर चुका हो, विशेषः 
भक्ति को श्रेष्ठता, घर्म सम्बन्धी अत्यन्त कठोर 
साघना,-स्थलो 1. घामिक कठोर साधना की भूमि 
2. बनारस । 

तपसः [तप्‌ +-असच्‌] 1. सूर्यं 2. चन्द्रमा 3. पक्षी । 

तपस्यः [तपस्‌ +-यत्‌] 1. फाल्गुन का महीना 2. अर्जुन का 
विशेषण,--स्या धार्मिक कड़ी साधना, तपश्चरण । 

तपस्यति (ना० घा० पर०) तपस्या करना-- सुरासुरगुरुः 
सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति-श० ७।९, १२, रघु» 
१३।४१, १५४९, भट्टि० १८।२१ । 

तपस्विन्‌ (वि०) [तपस्‌ +- विनि] 1. तपस्वी, भक्तिनिष्ठ 
2. गरीब, दयनीय, असहाय, दीन--सा तपस्विनी 
निवृंता भक्तु--श० ४, मा० ३, नै० १।१३५, (पुं०) 
संन्यासी- तपस्विसामान्यमवेक्षणीय।-रघु० १४।६७। 
सम०--पत्रम्‌ सूर्यमुखी फूल । 

तप्त (भू० क० कृ०) [ तपू4-क्त ] 1. गमं किया हुआ, 
जला हुआ 2. रक्तोष्ण, गरम 3. पिघला हुआ, गला 
हुआ 4. दुःखी, पीडित, कष्टग्रस्त 5. (तप का) किया 
गया अनुष्ठान । सम०- काङ्चनम्‌ आग में तपाया 
हुआ सोना,-कृच्छ्म्‌ एक प्रकार की कठोरसाधना, 
--छूपकम्‌ साफ़ की हुई चाँदी । 


(६ ४२२ ) 


तम्‌ (दिवा० पर०--ताम्यति, तान्त) 1. दम घुटना, रुद्ध- 
श्वास होना 2. परिश्रांत होना, थक जाना- ललित- 
शिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति थतू-मा० ५1३१ 3. (मन 
या शरीर से) दुःखी होना, बेचैन या पीडित होना, 
पीड़ा देना, बर्बाद करना--प्रविशति मुहुः कुञ्जं 
गुड्जन्मूहुबंहु ताम्यति--गीत० ५, गाढोत्कण्ठा ललित- 
लुलितैरङ्गकस्ताम्यतीति--मा० १।१५, ९1३३, अमरु 
७, उद्‌--, उतावला होना--हृदय किमेवमुत्ताम्यसि 
श० १] 

तमम्‌ [तम्‌ +-घ] 1. अन्धकार 2. पैर की नोक,-मः 1. राहु 
का विशेषण 2. तमाल वृक्ष । 


तमस्‌ (नपुं०) [तम्‌ +-असुन्‌] अन्धर्कार--कि वाऽभविष्य- 
दरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाक- 
रिष्यत्‌-श० ७।४, विक्रम» १।७, मेघ० ३७ 2. नरक 
का अन्धकार-मनु० ४२४२ 3. मानसिक अन्धेरा, 
भ्रम, भ्रांति -मुनिसुतात्रणयस्मृतिरोधिना मम च 
मुक्तमिदं तमसा मन:--श० ६।६ 4. (सां० द० में) 
अन्धकार या अज्ञान, प्रकृति के संघटक ३ गुणों में से 
एक (दुसरे दो हैं-सत्त्व, रजस्‌) --कु० ६।६१, मनु० 
१२।२४ 5. रंज, शोक 6. पाप ( पु० नपुं० ) राहु 
का विशेषण । सम०-अपह (वि०) अज्ञान या 
अन्धकार को दूर करने वाला, ज्ञान देने वाला, 
प्रकाशित करने वाला--कि० ५।२२, (हः) 1. सूर्य 
2. चन्द्रमा 3. आग,--काण्ड;,--डम्‌ घोर अन्धकार 
गुथः दे० 'तमस्‌' ऊपर (४),--ध्नः 1 सूर्य 2. चांद 
3. आग 4. विष्णु 5. शिव 6. ज्ञान 7. बुद्धदेव 
“ज्योतिस्‌ (पुं ) जुगनू,--ततिः व्यापक अन्धकार, 
"नद (पु०) 1. उज्ज्वल शरीर 2. सूर्य 3. चाँद 
4. आग 5. लॅम्प, प्रकाश,--नुदः 1. सूय 2. चन्द्रमा 
= भिद्‌,-मणिः जृगनू,--विकारः रोग, बीमारी - हुन्‌, 
"हेर (वि०) अन्धकार को दूर करने वाला (पुं०) 
1. सूर्यं 2. चन्द्रमा । 

तमसः [ तम्‌+-असच्‌ ] 1. अंधकार 2. कूं । 

तमस्विनी, तमा [ तमस्‌ +-विनि +ङीप्‌, तम+-टाप्‌ ] रात। 

तमालः [ तम्‌ --कालन्‌ ] 1. एक वृक्ष का नाम (इसकी 
छाल काली होती हे) - तरुणतमालनीलबहलोन्नमद- 
भ्बुधराः--मा० ९।१९, रघु० १३।१५, ४९, गीत० ११ 
2. मस्तक पर चन्दन का सांप्रदायिक तिलक (चिह्न) 
3. तलवार, खङ्ग । सम०--पत्रम्‌ 1. मस्तक पर 
सांप्रदायिक चिह्न 2. तमाल का पत्ता । 

तमिः, -मी (स्त्री) [ तम्‌ +इन्‌, तमि--ङोष्‌ ] 1. रात 
~-विशेषकर, काली अंधियारी रात --स तमीं तमोमि- 
रभिगम्य तताम्‌--शि० ९१२३ 2. मूर्छा, बेहोशी 
3. हल्दी । 

तमित्र (वि०) [ तमिस्रा+अच्‌ ] काला, खम्‌ 1. अंध- 


कार,-एतत्तमालदळनीलतमं तमिस्रम्‌ --गीत० ११, 
करचरणोरसि मणिगणभूषणकिरणविभिन्नतमिस्तम्‌ 
जार, कि०५।२ 2. मानसिक अंधकार ( अज्ञान) 
अम 3. क्रोध, कोप । सम०--पक्षः कृष्णपक्ष (चांद्र- 
मास का) रघु० ६।३४। 

तमिस्रा [ तमि्र+-टाप्‌ ] 1. (अंघियारी) रात--सू्ये तप- 
त्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा--रघु० 
५1१३, शि० ६।४३ 2. व्यापक अंधकार । 

: | तमस्‌--मयट ] राहु । 

तम्बा, तम्बिका [ तम्बति गच्छति-तम्ब्‌+-अच्‌+- टाप्‌, 
तम्बू ञ-ण्वुळू+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] गाय, गौ । 

तय्‌ (भ्वा० आ५-तयते) 1. जाना, हिलना-जुलना-अध्य्‌- 
वास रथं तेये पुरात्‌ --भट्टि० १४७५, १०८ 2. रख- 
वाली करना, रक्षा करना । 

तरः | तृ +अप्‌ ] 1. पार जाना, पार करना, मार्ग --भट्टि® 
७।५५ 2. भाडा--दीर्घाघ्वनि यथादेशं यथाकारं तरो 
भवेत्‌-मनु० ८1४०६ 3. सड़क 4. घाटवाली नाव । 
सम०--पण्यम्‌ नाव का भाड़ा,--स्थानम्‌ घाट, वह 
स्थान जहाँ नाव आकर ठहरतो हुँ । 

तरक्षः, तरक्षुः [ तरं बलं मार्ग वा क्षिणोति--तर--क्षि 
+ड, पक्षे पृषो उलोपः ] बिज्जू, लकडबग्या । 

तरङ्गः [ तृ+अङ्गच्‌ ] 1. लहर -उत्तर० ३।४७, भर्तृं० 
१।८१, रघु० १३1६३, श० ३।७ 2. किसी ग्रन्थ का 
अध्याय या अनुभाग (जैसे कथासरित्सागर का) 3 .कूद, 
छलांग, सरपट चौकड़ी, (घोड़े आदि की) छलांग 
लगाने की क्रिया 4. कपड़ा, वस्त्र | 

तरङ्क्णो [ तरङ्ग य-इनि+-डीप्‌ ] नदी । 

तरङ्गित (वि०) [ तरङ्गय इतच्‌ ] 1. लहराता हुआ, लहरों 
के साथ उछलने वाला 2. छलकता हुआ 3. थरथराता 
हुआ,--तम्‌ कंपायमान-अपाङ्गतरङ्गितानि बाणाः 
गीत” ३। 

तरणः [ तृ- ल्यूट्‌ ] 1. नाव, बेड़ा 2. स्वगे, णम्‌ 1. पार 
करना 2. जीतना, पराजित करना 3. चप्पू, डांड । 

तरणिः [ तृ+अनि ] 1. सूर्य 2. प्रकाश-किरण,--णिः,--णी 
(स्त्री०) बेड़ा, घडनई, नाव । सम०--रत्नम्‌ लाल । 

तरभ्डः,--डम्‌ [ तृ+-अण्डच्‌ ] 1. सामान्य नाव 2. घड़नई 
(जो उलटे हुए कद्दू या घडों को बांसों से बांध कर 
बनाई जाती हूँ) 3. चप्पू या डांड । सम०--पादा एक 
प्रकार की नाव । 

तरण्डी, तरद्‌, तरम्ती (स्त्री०) [ तरण्ड ङीष्‌, तृ+- अदि, 
तरन्तञ-डीष्‌ ] नाव, बड़ा, घड़नई । 

तरन्तः [ तृ+झच्‌ | 1. समुद्र 2. प्रचड बौछार 3 मेंढक 
4. राक्षस । 

तरल (वि०) [ तृ+अलच्‌ ] 1. कंपमान, लहराता हुआ, 
हिलता हुआ, थरथराता हुआ--तारापतिस्तरलविदयु- 


( ४२३ ) 


दिवाश्रवृन्दम्‌--रघु० १३।७६ घन इव तरलबलाके 
---गीत० ५, शि० १०४०, श० १।२६ 2. चंचल, 
अस्थिर, चपल-- वैरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः 
परे--शि० २।११५, अमर २७ 3. शानदार, चमक- 
दार, चटकीला 4. द्रवरूप 5. कामुक, स्वेच्छाचारी 
-—लः 1. हार की मध्यवर्ती मणि--मृक्तामयोऽप्यतरल- 
मघ्यः-वासव० ३५, हारांस्तारांस्तरलगुटिकान्‌ (मल्लि- 
नाथ के मतानुसार यह मेघदूत का प्रक्षपक हे) 2. हार 
3. समतल सतह 4. तली, गहराई 5. हीरा 6. लोहा, 
लाला मांड । 

तरलयति (ना० घा० पर०) कंपन उत्पन्न करना, लहराना, 
इधर-उधर हिलना-जुलना--अमरु ८७-। 

तरलायते (ना० घा० आ०) कांपना, हिलना, इधर-उघर 
चलना-फिरना । 

सरलायितः [ तरल-{-क्यच्‌ +-क्त ] बडी लहर, कल्लोळ । 

तरलित (वि०) [ तरल--इतच्‌ ] हिलता हुआ, थरथराता 
हुआ, आंदोलित होता हुआ -तुङ्गतरङ्ग -गीत० ११, 
“हारा ७। 

तरवारिः [ तरं समागत विपक्षबलं वारयति --तर+-वृ+ 
णिच्‌ +इन्‌ ] तलवार । 

तरस्‌ (नप्‌०) [ तृ +-असुन्‌ | 1. चाळ, वेग 2. बीयं, 
शक्ति, ऊर्जा--कंलाशनाथं तरसा जिगीषुः-रघु०५।२८ 
११।७७, शि० ९।७२ 3. तट, पार करने का स्थान 
4. घड़नई, बेड़ा । 

तरसम्‌ [ तृ +-असच्‌ ] आमिष, मांस । 

तरसानः [ तृ + आनच्‌ , सुट्‌ | नाव । 

तरस्विन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) 1. तेज, फुर्तीला 2. मज- 
बूत, शक्तिशाली, साहसी, ताकतवर --रघु० ९।२३, 
११।८९, १६।७७, (पुं) हलकारा, आझुगामी दूत 
2. शूरवीर 3. हवा, वायु 4. गरुड का विशेषण । 

तराधुः, तरालुः [ तराय तरणाय अन्धुरिव, तराय अलति 
प्राप्नोति तर+-अल्‌+-उण्‌ ] एक - बड़ी चपटी तली 
की नाव । 

तरिः, री (स्त्री?) [तरति अनया+-तृ+इ, तरि+- 
ड़ीष्‌] 1. नाव--जीर्णा तरिः सरिदतीवगभीरनीरा -- 
उद्भट, शि० ३।७६ 2. कपड़े रखने का सन्दूक 3. कपड़े 
का छोर या मगजी (किनारा) 1. सम०--रथः चप्पू, 
डाड । 

तरिकः, तरिकिन्‌ (१०) [ तर+-ठन्‌, तरिक+ इनि ] 
मल्लाह्‌ । 

तरिका, तरिणी, तरित्रम्‌, तरित्री, [ तरिक†-टाप्‌ , तर 
न-इनि+-ङीप्‌, तृ+ष्ट्रनू ` तरित्र‡-डीय्‌ | नाव 
किश्ती । 

तरीषः [ तृ +ईषण्‌ ] 1. बेड़ा, नाव 2. समुद्र 3. सक्षम 

व्यक्ति 4. स्वर्गं 5. कार्य, घन्घा, व्यवसाय, पेशा । 


तरुः [ तृ+उन्‌ ] वृक्ष- नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव सुकरः 
समृद्धर्तृम्‌ - मालवि० १८। सम०- स्वच्डः,_ डम्‌; 
:,~डम्‌ वक्षो का झुण्ड या समह, जीवनम 
वृक्ष की जड़,-- तलम्‌ वक्ष के तने के पास. का स्थान 
वृक्ष की जड,-- नखः कांटा, मृगः बन्दर,-- राग: 
1. कली या फूल 2. कोमल अंकुर अंखूवा,- राज 
तारू का पेइ,- रुहा पेड़ पर ही उत्पन्न होने वाला 
पौधा, -विलासिनी नव मल्लिका लता,-- शायिन्‌ 
(पुं०) पक्षी । 
तरुण (वि०) [ तृञ- उनन्‌ ] 1. चढ़तौ जवानी वाला, जवान 
पुरुष युवक 2. (क) बच्चा, नवजात, सुकुमार, कोमल 
--भते० ३।४९ (ख) नवोदित, (सूयं की भांति) 
जो आकाश में ऊंचा न हो, कु० ३।५४ 3. नूतन, 
ताजा--तरुणं दघि - चाण० ६४, तरुणं सर्षपशाकं 
नवौदनं पिच्छिलुनि च दघीनि, अल्पव्ययेन सुन्दरि 
ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति । छं० १ 4. जिन्दादिल, 
विशद,-णः युवा पुरुष, जवान-पञ्च ०१।११, भामि० 
२।६२,--भी युवती या जवान स्त्री-वृद्धस्य तरुणी 
विषम्‌ --चाण० ९८। सम०--ज्बरः एक सप्ताह 
रहने वाला बुखार,--दघि (नपुं०) पाँच दिन का 
जमाया हुआ दूध,--पीतिका मैनसिल । 
तरुश (वि०) [ तरु+श ] वृक्षों से भरा हुआ । 
तर्क (चुरा० उभ० -तर्केयति- ते, तकित) 1. कल्पना 
करना, अटकल करना, शंका करना, विश्वास करना, 
अन्दाज लगाना, अनुमान करना--त्वं तावत्कतमां 
तर्कयसि -श० ६, मेघ० ९६ 2. तर्क करना, विचा- 
रना, विमर्श करना 3. खयाल करना, मान लेना 
(द्विकर्मक) 4. सोचना, इरादा कराना, अभिप्राय 
रखना, विचार में रहना - (पातुं) त्वं चेदच्छस्फटिक- 
विशदं तकंयेस्तियंगम्भ:-मेघ० ५३ 5. निश्चय करना 
6. चमकना 7. बोलना, प्र -- ,1. तर्क करना, विचार 
विमर्श करना 2. सोचना, विश्वास करना, खयाल 
करना,कल्पना करना--भट्टि ० २९, वि०--,1. अटः 
कल करना, अन्दाज करना 2. सोचना, कल्पता 
विशवास करना 3. विचार विमर्श करना, तर्क 
करना । 
तर्क: [ तर्के +-अच्‌ ] 1. कल्पना, अन्दाज, अटकल-्रसन्नस्ते 
तर्कः, विक्रम० २ 2. तर्कना, अटकलबाजी, चर्चा; 
दुरूह तर्केना-कुतः पुनरस्मिन्नवघारिते आगमार्थे तव 
दिमित्तस्याक्षेपस्यावकाशः, इदानीं तर्कनिमित्त आक्षेप 
परिहियते--शारी ०, तर्कोऽप्रतिष्ठः स्मृतयो विभिन्ना 
-महा०, मनु० १२1१०६ 3. सन्देह 4. न्याय, तर्कशास्त्र 
-यत्काब्यं मघुवषि घ्षितपरास्तरकेषु यस्योक्तय:---ने 
२1१५५, तकशास्त्रम्‌, तकं दीपिका 5. (न्यायऽ में 
उपहासास्पद होना; वह परिणाम जो पूर्व कथित तथ्यो 


( ४२४ ) 


(पक्ष) के विपरीत हो 6. कामना, इच्छा 7. | 
प्रयोजन । सम०--विद्या न्यायशास्त्र | 

तककः [तक --ण्वुल्‌ ] 1. वादी, पूछताछ करने वाला, प्रार्थी 
2. तकंशास्त्री । 

तकु: (पूँ० स्त्री”) [ कृत्‌+-उ नि०] तकवा, लोहे की 
तकली जिस पर सूत लिपटता जाता हुँ तुः कर्तन- 
साधनम्‌ । सम०--षिष्डः --पीठीः चींचली (तकुवे 
के किनारे पर लिपटा हुआ सूत का गोला । 

तनु: [=-तरक्षुः पृषो ०] लकड़बग्घा, बिज्जू । 

तक्ष्यः [तृक्ष्‌+-ण्यत्‌] यवक्षार, जवाखार; शोरा । 

तर्ज (म्वा० पर०, चुरा० आ० प्रायः प्र० भी)-तर्जति, 
तर्जयति-ते, तजित) 1. धमकाना, घुड़कना, डराना 
--सखीमडगुल्या तर्जेयति--श० १, अहितानलिनो दूत- 
स्तर्जयन्निव केतुभिः---रघु० ४२८, ११।७८, १२।४१, 
भट्रि १४८० 2. झिड़कना, बुरा-भला कहना, निन्दा 
करना, कलंक लगाना--भर्ट्रि, ६३, ८1१०१, 
१७१०२ 3. खिल्ली उड़ाना, अपहास करना । 

तर्जनम्‌,-ना [तज्‌ +-ल्युट्‌] 1. धमकाना, डराना 2. निन्दा 
करना --रघु० १९1१७, कु० ६४५ | 

तजनी [तर्जन-|-डीप्‌] अंगूठे के पास वाली अंगुली । 

तर्णः, तर्णकः [ तृण्‌+-अच्‌, तर्ण--कन्‌ ] बछडा --शि० 
१२।४१ । 

ताग: [तृ+नि] 1. बेड़ा 2. सूर्य । 

तद्‌ (भ्वा० पर० तर्दति) 1. क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना 
2. मार डालना, काट डालना--भट्टि० १४।१०८, 
तुद्‌’ भी दे० । 

तपंणम्‌ [तप्‌ +-ल्युट्‌| 1. प्रसन्न करना, तृप्त करना 2. तृप्ति 
प्रसन्नता 3. {प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाळे) 
पाँच यज्ञों में से एक, पितृयज्ञ (दिवंगत पूर्वजों के 
वितरों के निमित्त जल-तपंण) 4. समिधा, (यज्ञीय 
अग्नि के लिए इंधन) । सम०--इच्छुः भीष्म का 
विशेषण । 

तर्मन्‌ (नपुं०) [तृ +-मनिन्‌] यज्ञीय स्तंभ का शिखर । 

तषंः [तृष्‌-घञ्‌] 1. प्यास 2. कामना, इच्छा 3. समुद्र 
4. नाव 5. सूर्यं । 

तषंणम्‌ [तृष्‌+-ल्युट्‌ | प्यास, पिपासा । 

तित, तषुल (वि०) [तपं - इतज़्‌, तृष्‌ + उलच्‌] 1. प्यासा 
2. अभिलाषी, इच्छुक । | 

तहि (अव्य०) [तद्‌--हिल्‌] 1. उस समय, तब 2. उस 
विषय में, यदा-तहि 'जब-तब' यदि-तहि 'अगर-तो' 
कथं-तहि 'तो फिर किस प्रकार” । 

तलः,-लम्‌ [तल्‌ +अच्‌] 1. सतह भुवस्तलमिव व्योम 
कुन्‌ व्योमेव भूतलम्‌--रघु० ४२९, (कभी कभी 
अर्थो में बहुत परिवर्तेन न कर, समास के अन्त में 
प्रयोग) महीतलम्‌ भूमि की सतह अर्थात्‌ पृथ्वी 


शुद्धे तु दपंणतले सुलभावकाशा-शञ० ७।३२, 
नभस्तलम्‌ 2. हाथ की हथलो --रघु० ६।१८ 3. पैर 
का तला 4. बाहू 5. थप्पड़ 6. नीचपन, पद का घटि- 
यापन 7. निम्न भाग, नीचे का भाग, आघार, पेर, 
पेंदी-रेवारोघसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते 
काव्य» १ 8. (अतः) वृक्ष या किसी दूसरी वस्तु 
की नीचे की भूमि, किसी भौ वस्तु से प्राप्त शरण 
~फणी मयूरस्य तले निषीदति-ऋतु० १।१३ 9. छिद्र, 
गढा,--लः 1. तलवार की मूठ 2. तालवृक्ष,---लम्‌ 
1. तालाब 2. जङ्गल, वन 3. कारण, मूल, प्रयोजन 
4. बायीं बाहु पर पहना जाने वाला चमड़े का फीता 
(इसी अर्थ में 'तला' भी) । सम० -+अडगूलिः (स्त्री ° } 
पर की उंगली,--अतलम्‌ सात अघोलोकों में चौथा, 
ईक्षणः सूअर,--उदा नदी,--घातः थप्पड़, तालः 
एक प्रकार का वाद्ययन्त्र,--त्रम्‌,--त्राणम्‌,--वाणरम्‌ 
धनुंधंर का चमड़े का दस्ताना,-प्रहारः थप्पड़,-सारकम्‌ 
अधोबन्धन, तङ्ग ; 

तलकम्‌ [तल-|-कन्‌] बड़ा तालाब । 

तलतः (अव्य०) [तल +-तसिळ्‌] पेंदी से । 

तलाची [तल्‌ +-अच्‌+-क्विप्‌-{-ङीप्‌] चटाई । 

तलिका [तल-|- ठन्‌] तंग, अधोबन्धन । 

तलितम्‌ [तल्‌ +-क्तं] तला हुआ माँस । 


तलिन (वि०) [तलू-- इनन्‌] 1. पतला, दुर्बळ, कृश 2. थोड़ा 
कम 3. स्पष्ट, स्वच्छ 4. निम्न भाग में या निचली 
जगह पर स्थित 5. पृथक्‌,-- नम्‌ बिस्तरा, गहीदार 
लम्बी चौकी । 

तलिमम्‌ [तु+ इमन्‌] 1. फ़र्श लगी हुई भूमि, खडंजा 
2. बिस्तरा; खटिया, सोफा 3. चंदोवा 4. बड़ी तलवार 
या चाकू । 

तलूनः [तल्‌ )-उनन्‌] हवा । 

तल्कम्‌ [तल्‌ +- कन्‌] जङ्गल । 

तल्पः, ल्पम्‌ | तल- पक ] 1. गहेदार लम्बी चौकी, 
बिस्तरा, सोफ़ा--सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्झांचकार 
--रषु० ५।७५, 'बिस्तरा छोड़ा' उठा 2. (आलं०) 
पत्नी (जैसा कि 'गुरुतल्पगः' में) 3. गाड़ी में बैठने का 
स्थान 4. ऊपर की मञ्जिल, बुर्ज, कंगूरा, अटारी । 

तल्पकः [तल्प+-कन्‌] (नौकर आदि) जिसका कार्य बिस्तरे 
बिछाने या तैयार करने का है । 

तल्लजः [तत्‌ +-लज्‌ : अच्‌] 1. श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता, प्रस- 
चता 2. (समास के अन्त में) श्रेष्ठ (इस अर्थ में यह शब्द 
सदैव पृ० होता हे । समास के पूर्व पद का चाहे कोई 
लिंग हो) ,- -मोतल्लजः श्रेष्ठ गाय, इसी प्रकार 'कुमारी 
तल्लज:' श्रेष्ठ कन्या । 

तल्लिका [ तस्मिन्‌ लीयते --तत्‌ +-ली +-ड-|-कन्‌, इत्वम्‌] 
ताली, कुंजी । 


( ४२५ ) 


तल्ली [ तत्‌ रसति-तत्‌+-लस्‌+-ड+-डीष्‌ ] तरुणी, 
जवान स्त्री । 


तष्ट (वि०) [तक्षू--क्त] 1. चीरा हुआ, काटा हुआ,- 


तराशा हुआ, खण्ड-खण्ड किया हुआ 2. गढ़ा हुआ, 
दे० 'तक्ष' । 

तष्ट (पुं०) | तक्ष्‌-तृच्‌ ] 1. बढ़ई 2. विश्वकर्मा । 

तस्कर; [ तद्‌ +-क्े-+-अच्‌, सुट्‌, दलोप: ] 1. चोर, लुटेरा 
जामा सञ्चर मनःपान्थ तत्रास्ते स्मरतस्कर:--भतूं० 
१।८६, मनु० ४।१३५, ८।६७ 2. (समास के अन्त 

में), जधन्य, घृणित, री कामुक स्त्री । 

तस्यु (वि०) [ स्था+-कु, द्वित्वम्‌] स्थावर, अचर, स्थिर । 

ताक्षण्यः, ताक्ष्णः [ तक्षन्‌ -ण्य, तक्षन्‌+-अण्‌ ] बढ़ई का 
पुत्र । 

ताच्छीलिकः [ तच्छील--ठडा, ] विशेष प्रवृत्ति, आदत 
या रुचि को प्रकट करने वाला प्रत्यय । 

तादडू: [ ताड्यते, पृषो०डस्य टः, ताट्‌ अङ्क ब० स० ] 
कान का आभूषण, बड़ी बाली । 

ताटस्थ्यम्‌ [ तटस्थ +-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. सामीप्य 2. उदासीनता, 
अनवधानता, पक्षपातशून्यता--दे० 'तटस्थ' । 

ताडः | तड्‌+-घञ्ञ ] 1. प्रहार, ठोकर, घूंसा या थप्पड़ 
2. कोलाहल 3. पूला, गट्ठर 4. पहाड़ । 

ताडका | तड्‌ +-णिच्‌+-ण्वुलू--टाप्‌ ] एक राक्षसी, सुकेतु 
की पुत्री, सुन्द की पत्नी और मारीच की माता 
[अगस्त्य की समाधि भंग करने के कारण वह राक्षसी 
बना दी गई । जब उसने विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न 
डाला तो राम के द्वारा वह मारी गई। राम पहले 
तो स्त्री के लिए धनुष तानने के विरुद्ध थे, परन्तु 
ऋषि ने उनकी शंकाओं को दूर कर दिया था] दे० 
रघु० ११।१४-२० । 

ताडकेयः [ ताडका -ढक्‌ ] ताडका के पुत्र मारीच राक्षस 
का विशेषण । 

ताडडू:, ताडपत्रम्‌ [तालम्‌ अङ्क्यते लक्ष्यते-अङक्‌ + घडा, 
स्य डत्वम्‌, शक० पररूपम्‌ तालस्य पत्रमिव 
""ष० त० लस्य डः ] दे० 'ताटद्कु' । 

ताडनम्‌ [ तड्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ | मारना-पीटना, हण्टर 
लगाना, बेत लगाना,-लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो 
गुणाः -चाण० १२, अवतंसोत्पलताडनानि वा -कु० 
४८, श्वृद्धार० ९,--नी हण्टर । 

तडिः,- “डी (स्त्री०) [ तड्‌ +-णिच्‌+- इन्‌, ताडि--डीष्‌ ] 
1. एक प्रकार का ताड, 2. एक प्रकार का आभूषण । 

ताडयमान (वि०) [ तड्‌ +-णिच्‌+-शानच्‌] पीटा जाता 
हुआ, प्रहार किया जाता हुआ,-नः (ढोल आदि) 
वाद्ययन्त्र (जो किसी यष्टिका से बजाया जाय) । 

ताण्डवः, - चम्‌ [तण्ड्‌ | -अण्‌ | 1. नाच, नृत्य--- मदताण्ड- 
वोत्सवान्ते--उत्तर० ३।१८ 2, विशेष कर शिव का 


पड 


उन्माद-नृत्य या प्रचण्ड नाच--श्यम्बकानन्दि वस्ताण्डवं 
देवि भूयादभीष्ट्यै च हृष्ट्यै च नः-मा० ५।१३, १1१ 
3. नृत्यकला 4. एक प्रकार का घास । सम ०--प्रियः 
शिव जी । 

तातः [तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम्‌- तन्‌ -] क्त, दीर्घ] 
1. पिता,--मृष्यन्तु लवस्य बालिशतां तातपादाः-उत्तर० 
६, हा तातेति क्रन्दितमाकण्ये विषण्णः-- रघु० ९1७५ 
2. स्नेह दया या प्रेम को प्रकट करने वाला शब्द 
(प्रायः अपने से आयु में छोटों के प्रति, विद्यार्थियों के 
प्रति या बच्चों के प्रति प्रयुक्त) ,-तात चन्द्रापीड-का०, 
रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे--महा० 
3. सम्मान द्योतक शब्द (जो अपने से बड़े और श्रद्धेय - 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता हुँ) --हेपिता हि बहवो 
नरेश्वरास्तेन तात धनुषा घनुर्भृतः--रघु० ११।४० 
तस्मान्मुच्ये यथा तात संविघातूं ताह स--१।७२। 
सम०--गु (वि०) पिता के अनुकूल,--(गुः) ताऊ । 

तातनः [तात+-नृत्‌+-ड ] खंजन पक्षी । 

तातलः [ ताप+-ला¬-क पृषो० पस्य तः] 1. एक रोग 
2. लोहे का डण्डा, या सलाख 3. पकाना, परिपक्व 
करना 4. गर्मी । 

तातिः [ ताय्‌+-क्तिच्‌ ] सन्तान,-तिः (स्त्री०) सातत्य, 
उत्तराषिकार--जँसा कि 'अरिष्टताति या शिव- 
ताति' में । 

तात्कालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ तत्काल+-ठञ्ग्‌ ] 
1. उसी समय में होने वाला 2. अव्यवहित । 

तात्पर्यम्‌ | तत्पर--ष्यडा ] 1. आशय, अर्थ, अभिप्राय 
अत्रेदं तात्पर्यम्‌-आदि 2. योजना का 
आशय---काव्य० २ 3. उद्देश्य, पदार्थ, किसी 
पदार्थं का उल्लेख प्रयोजन इरादा (अधि० के सांथ). 
--इह यथार्थकथने तात्पर्यम्‌--पा० २।३।४३, भाष्य 
4. वक्ता का आशय (वाक्य में विशेष शब्दों के श्रयो- 
यार्थे) वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीतितम्‌--भाषा० . 
८४, तात्पर्यानुपपत्तितः--८२ । 

तात्त्विक (वि०) | तत्त्व--ठक ] यथार्थ, वास्तविक, परमा- 
वश्यक--कि चासीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिते 
तात्त्विक:--भामि० २1८१, तात्त्विक: संबंध:-- आदि । 

तादात्म्यम्‌ [ तदात्मन्‌+ ष्यञ्‌ ] प्रकृति की अभिन्नता, 
समरूपता, एकता--नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुहाम्‌--- 
भामि० २1८१, भगवत्यात्मनस्तादात्म्यम्‌-- आदि । 

तादृक्ष (वि०) (स्त्रीण-क्षी) तादृश्‌, तादृक्ष (वि०) 
(स्त्री ०---शी) वेसा, उस जैसा, उसकी भांति--तादू- 
ग्गुणा--मनु० ९।२२, ३२, अमरु० ४६, यादृदास्तादृशः 
“कोई, जो कोई, सामान्य मनुष्य-उपदेशो न दातव्यो 
यादृशे तादृशे जने - पंच० १।३९०। 

तानः [ तन्‌ +धञ्ञ्‌ 1 1, घागा, रेशा 2. (संगीत में) 


( ४२६ ) 


विलम्बित स्वर प्रधान टेक--यथा तान विना रागः 
+भामि० १1११९, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तु--कु० 
१॥८,--नम्‌ 1. विस्तार, प्रसार 2. ज्ञानेन्द्रियों का 
विषय । 

तानवम्‌ [ तनु +अण्‌ | पतलापन, छोटापन- -हास्यप्रभा 
तानवमाससाद--विक्रमांक० १1१०६ । 

तानूरः [तन्‌--ऊरण्‌] भँवर, जलावतं । 

तान्त (वि०) [तम्‌ +-क्त] 1. थका हुआ, निढाल, क्लान्त 
2. परेशान, कष्टग्रस्त 3. म्लांन, मुर्झाया हुआ--दे० 
'तम्‌' । 

तान्तवम्‌ [तन्तु --अण्‌ | 1. कातना, बुनना 2. जाला 3. बुना 
हुआ कपड़ा । 

तान्त्रिक (वि०) (स्त्री०--की ) [तन्त्रत-ठक्‌] किसी शास्त्र 
या सिद्धान्त में सुविज्ञ 2. तन्त्रों से सम्बद्ध 3. तन्त्रों से 
प्राप्त शिक्षा,--कः तन्त्र सिद्धान्तों का अनुयायी । 

तापः [तप्‌ +-घञ्ग्‌] 1. गर्मी, चमक-दमक--अकंमयूखतापः 
जारी? ४।१०, मा० २1१३, मनु० १२।७६, कु० ७। 
८४ 2. सताना, पीडित करना, कष्ट, सन्ताप, वेदना 
~इतरतापशतानि तवेच्छया वितरितानि सहे चतु- 
रानन --उदद्भट, समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रस- 
रयोः--श० ३1८, भर्तृ० ११६ 3. खेद, दुःख | सम० 
--त्रयम्‌ तीन प्रकार के संताप जो मनुष्य को इस 
संसार में सहन करने पड़ते हैँ--अर्थात्‌ आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक,--हर (वि०) शीतलता 
देने वाला, गर्मी दूर करने वाला । 

तापनः [ तप्‌ + णिच्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. सूर्य 2. ग्रीष्म ऋतु 
3. सूर्यकान्तमणि, कामदेव के बाणों में से एक,-- नम्‌ 
1. जलाना 2. कष्ट देना 3. ठोकना-पीटना । 

तापस (वि०) (स्त्री०-सी) 1. सन्यासी से सम्बद्ध, कडी 
साधना से सम्बन्ध रखने वाला 2. भक्त,--सः (स्त्री० 
सी) वानप्रस्थ, भक्त, संन्यासी । सम० - इष्टा 
अंगूर,--तरुः,-- द्रुमः हिंगोट का वृक्ष, इंगुदी । 

तापस्यम्‌ [तापस -{-ष्यञ्ञ्‌ ] तपस्या । 

तापिच्छः [ तापिनं छादयति = तापिन्‌ +-छद्‌+-ड पृषो० ] 
तमाल का वृक्ष या फूल (नपुं०)--प्रफुल्लतापिच्छ- 
निभेरभीषुभिः -शि० १।२२, व्योम्नस्तापिच्छगुच्छा- 
वलिभिरिव तमोवल्लरीभित्रियंते --मा० ५।६, (इसी 
अर्थ में 'तापिज' शब्द भी प्रयुक्त होता है) । | 

तापी [तय्‌+-णिच्‌+-अच्‌+-डीष्‌] 1. ताप्ती नदी जो सुरत 
के निकट समुद्र में गिर जाती है 2. यमुना नदी । 

तामः [ तम्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. भय का विषय 2. दोष, कमी, 
3. चिन्ता, दुःख 4. इच्छा । i 

तामरम्‌ [ताम+-ए+-क] 1. पानी 2. घी । 

तामरसम्‌ [तामरे जले सस्ति--सस्‌|-ड] 1. लाल कमल 
नापच० ११९४, रघु० ६३७, ९।१२, ३७, अमरु 


७०,८८ 2. सोना, ताँबा,--सी कमलों वाला 

, सरोवर । 

तामस (वि०) (स्त्री०- सीः) [तमो$स्त्यस्य अण्‌] 1. काला, 
अन्धकारग्रस्त, अन्धकार सम्बन्धी, अन्धरा 2. प्रकृति के 
तीन गुणों में से एक])--भग० ७1१२, १७२, 
मालवि० १।१, मनु० १२।३३-४ 3. अज्ञानी 4. दुब्ये- 
सनी,--सः 1. दुष्ट, दाहक, दुर्जन 2. साँप 3. उल्लू, 
-सम्‌ अन्धेरा,--सौ 1. रात, कालीरात 2. नींद 
3. दुर्गा का विशेषण । 

तामसिक (वि०) (स्त्री० - की) [तमस्‌ + ठञ्ञ्‌] 1. काला, 
अन्धकारयुक्त 2. तम से सम्बन्ध रखने वाला, तम से 
उत्पन्न या तमोमय । 

तामिस्रः [तमिस्रा त-अण्‌] नरक का एक प्रभाग । 

ताम्बूलम्‌ [ तम्‌ उलच्‌, बुक, दीर्घः ] 1. सुपारी 2. पान 
(जिसमें कत्था चूना लगाकर सुपारी के साथ लोग 
भोजन के पश्चात्‌ चबाते है) - ताम्बूलभूतगर्लोऽयं 
भल्लं जल्पति मानुष:--काव्य० ७, रागो न स्खलित- 
स्तवाघरपुटे ताम्बूलसंवधित:--श्ुगार० ७,। सम० 
~ करडू:,-- पेटिका पानदान,--दः--,घरः- वाहकः 
पान-दान लेकर अमीरों के पीछे चलने वाला नौकर, 
--वल्ली पान की बेल रघु० ६।६४। 

ताम्बूलिकः [ताम्बूल --ठन्‌] तमोली, पान बेचने वाला । 

ताम्डूली [ ताम्बू +डीप्‌ ] पान की बेल--ताम्बूीनां दलै- 
स्तत्र रचिता पानभूमय:--रघु० ४४२ । 

ताख्न (वि०) [ तम्‌-रक्‌, दीः | तांबे के रङ्ग का, लाल 
-उदेति सविता ताम्रस्ताञ्न एवास्तमेति च,- -ञ्रम्‌ 
तांबा, । सम० अक्षः 1. कौवा 2. कोयल, अः 
कांसा,--अइमन्‌ (पुं) पद्मरागमणि,--उपजीविन्‌ 
(पू०) कसेरा, तांबे की चीज़ बनाकर जीवन-निर्वोह 
करने वाला,--ओष्ठः (ताम्रोष्ठ या ताम्रौष्ठ) लाल 
होठ--कु० १।४४,--कारः कसेरा, तांबे का कायं 
करने वाला, कृमिः इन्द्रवधूटी, एक प्रकार का लाळ 
कीड़ा,--चूडः मुर्गा,--त्रपुजम्‌ पीतल,-द्रुः लाल चन्दन 
की लकडी,--पट्टः,--पत्रम्‌ ताम्रपट्रिका जिस पर प्रायः 
भूदान के दाता तथा ग्रहीता के नाम बुदे रहते थे 
नयाज्ञ० १1३१९,--पर्णी मलय पर्वत से निकलने 
वाली एक नदी का नाम, (कहते हैं कि यह नदी 
मोतियों के कारण प्रसिद्ध है), रघु० ४।५२,-- पल्लवः 
अशोकवृक्ष,--लिप्तः एक देश का नाम (प्ता:--ब० 
व०) इस देश की प्रजा या शासक,-- वक्ष: चन्दन के 
वृक्षों का एक भेद! 

ताख्रिक (वि०) (स्त्री०--की) [तांम्र--ठक | तांबे का 
बना हुआ ताम्रमय,--कः कसेरा, तांबे का कार्य 
करने वाला । 

ताय्‌ (म्वा० आ०--तायते, तायितम्‌) 1. किसी समान 


( ४२७ ) 


रेखा में प्रगति करना, फैलाना, विस्तार करना 2. रक्षा 
करना, सरंक्षण में रखना,--वि --फेलाना, रचना करना 
-म्भट्रि> १६1१०५] 

तार (वि०) [तू--णिच्‌--अच्‌] 1. (स्वरादिक) ऊँचा 
2. (शब्दादिक) उत्ताळ, कर्कश --मा० ५२० 3. चम- 
कीला, उज्ज्वल, स्पष्ट -हारांस्तारांस्तरलगुटिकाम्‌ 
(मल्लि० इसको मेघदूत का प्रक्षेपक मानते हैँ), उरसि 
निहितस्तारो हार:---अमरु २८ 4. अच्छा, श्रेष्ठ, सुरस, 
--रः 1. नदी का किनारा 2. मोती की चमक 3, सुन्दर 
और बड़ा मोती--हास्ममरूत रतारमु रसिदधतम्‌-गीत ० 
११ 4. उच्चस्वर,--रः--रम्‌ 1. तारा या ग्रह 
2. कपूर,--रम्‌ । चाँदी 2. आँख की पुतली, (पुं० 
भी माना जाता हे) । सम०--अभ्रः कपूर,--अरिः 
लोहभस्म,--पतनम्‌ तार का गिराना या उल्कापतन, 
--पुष्पः कुन्द या चमेली की बेल,--वायुः सायं साये 
करती हुई या सनसनाती हुई हवा,--शुद्धिकरभ-सीसा, 
-ऱस्वर (वि०) ऊँचे स्वर का या उत्ताल ध्वनि का, 
--हारः 1. सुन्दर मोतियों की माला 2. एक चम- 
कीला हार । 

तारक (वि०) (स्त्री०-रिका) [तु+णिच्‌ +प्वुल,] 
1. आगे ले जाने वाला 2. रक्षा करने वाला, बचाकर 
रखने वाला, बचाने वाला,--कः 1. चालक, खिवेया, 
कर्णधार 2. छुड़ाने वाला, बचाने वाला 3. एक 
राक्षस जिसे कातिकेय ने मार गिराया था (यह वच्चांग 
और वरांगी का पुत्र था, पारियात्र पहाड़ पर तपस्या 
करके इसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा 
कि मुझे संसार में, ७ दिन के बच्चे को छोड़ कर, और 
कोई न मार सके । इस वरदान की बदोलत वह 
देवताओं को सताने लगा । दुःखी होकर देवता ब्रह्मा 
के पास गये और इस राक्षस को मारने के लिए उनकी 
सहायता मांगी (दे० कु० २) ब्रह्मा ने उन देवताओं 
को उत्तर दिया कि केवल शिवे का पुत्र ही उन्हें 
परास्त कर सकता हैं, उसके पश्चात्‌ कातिकेय का 
जन्म हुआ, और उसने अपने जन्म से सातवें दिन 
उस राक्षस का काम तमाम कर दिया) ।--कः, 
कम्‌ घड्नई, बेड़ा,--कम्‌ 1. आँख को 
2. आँख । सम०--अरिः--जित्‌ (पुं०) नाकि 
का विशेषण । 


तारका [तारक--टाप्‌] 1. तारा 2. उल्का, धूमकेतु 3. आँख 
को पुतली --संदघे दृशमुदग्रतारकाम्‌ --रषु० ११। 
६९, चौर० ५, १।११। 

तारकिणो [ तारक--इनि--डीष्‌ ] तारों भरी रात, वह 
रात जिसमें तारे खिले हुए हों । 

तारकित (वि०) [तारक--इतच्‌] तारों वाला, सितारों 
भरा, ताराजटित । 


तारणः [ तृ+णिच्‌ --ल्युट्‌ ] नाव, खडनई,--णम्‌ 1. पार 
उतारना 2. बचाना, छुड़ाना, मुक्त करना । 

तारणिः,-णी (स्त्री०) [तृञ-णिच्‌+-अनि, तारणि--डीष्‌] 
घड़नई, बेड़ा । 

तारतम्यम्‌ [तरतम--ष्यञ्ञ्‌] 1. क्रमांकन, अनुपात, सापेक्ष 
महत्त्व, तुलनात्मक मूल्य 2. अन्तर, भेंद-_निघेनं 
निघनमेतयोद्व॑योस्तारतम्यविधिमुक्तचेतसां, बोधनाय 
विधिना विनिमिता रेफ एव जयवैजयन्तिका--उद्धूठ । 

तारलः [तरल--अण्‌] कामुक, लम्पट, विषयी । 

तारा [तार+-टाप्‌] 1. तारा या ग्रह--हंसश्चेणीषुं तारासु 
--रघु० ४१९, भतं १११५ 2. स्थिर तारा--रघु० 
६।२२ 3. आँख की पुतली, आँख का डेला--कान्ता- 
मन्तः प्रमोदादभिसरति मदश्रान्ततारश्चकोरः-मा० 
९।३०, विस्मयस्मेरतारैः-१।२८, कु० ३।४७ 4. मोती 
5. (क) वानरराज वाली की पत्नी, अंगद की माता, 
इसने अपने पति को राम और सुग्रीव के साथ युद्ध 
न करने के लिए बहुत समझाया । राम द्वारा वाली 
के मारे जाने पर इसने सुग्रीव से विवाह कर लिया 
(ख) देवगुरु बृहस्पति की पत्नी, एक बार चन्द्रमा 
इसको उठा कर ले गया और याचना करने पर भी 
वापिस नहीं किया । घोर युद्ध हुआ, अन्त में ब्रह्मा 
ने सोम को इस बात के लिए विवश कर दिया कि 
तारा बृहस्पति को वापिस दे दी ज्ञाय। तारासे 
बुघ नामक एक पुत्र का जन्म हुआ । यह बुध ही 
चन्द्रवंशी राजाओं का पूर्वज कहलाया (ग) राजा 
हरिशचन्द्र की पत्नी तथा रोहितास की माता--इसीको 
तारामती भी कहते हैं) । सम०--अधिपः,_ आपोडः, 
-पतिः चाँद-रघु० १३1७६, कु० ७।४८, भर्तुँ ० ११७१, 
--पथः पर्यावरण, वातावरण,--प्रमाणम्‌--नक्षत्रमान 
नक्षत्रकाल,-भूषा रात,--मण्डलम्‌ 1. तारालोक, 
राशिचक्र 2. आँख की पुतली,--मृगः मृगशिरा नाम 
का नक्षत्र । 

तारिकम्‌ [तार--ठन्‌] किराया, भाड़ा । 

तारुण्यम्‌ [तरुण--ष्यव्न_] 1. युवावस्था, जवानी 2. ताजगी 
(आलं०) 1 

तारेयः [तारा ]-ढक्‌] 1. बुधग्रह 2. वालि के पुत्र अंगद का 
विशेषण । 

तर्ककः [तकं +ठक्‌] 1. नेयायिक, ताकिक 2. दार्शनिक । 

ताक्थः [तूक्त +- अण्‌ ==ताक्षं न ष्यञ्ञ्‌] 1. गरुड़ का विशेषण 
--तस्तेन ताक्ष्यात्‌ किल कालियेन-रघु० ६।४९ 
2. गरुड़ का बड़ा भाई अरुण 3. गाड़ी 4. घोड़ा 5. साँप 
6. पक्षी । सम०--ष्वजः विष्णु का विशेषण,--नायकः 
गरुड का विशेषण । 

तार्तीय (वि०) [तृतीय +-अण्‌| तीसरा । 

तार्तीयोक (वि०) [तृतीय+-ईकक्‌] 1. तीस रा--तार्तीयी- 


< 


( ४२८ ) 


कतया मितोश्यमगमत्तस्य प्रबन्धे--नै० ३1१३६, तार्ती- 
यीक पुरारेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं व:--मा० १, 
अने० पा० । 

तालः [तल--अण्‌ | 1. ताड का वृक्ष--भर्तृं० २९०, रघु» 
१५।२३ 2. ताड का बना हुआ झण्डा 3. तालियाँ 
बजाना 4. फटफटाना 5. हाथी के कानों का फड़फड़ाना 
6. (संगी० में) ठेक देना, नियत मात्राओं पर ताली 
बजाता--करकिसलतालँमुंग्धया नत्येमानम्‌--उत्तर० 
३११९, मेघ० ७९ 7. कांसे का बना एक वाद्ययन्त्र 
-रघु० ९1७१ 8. हथेली 9. ताला, कुण्डी 10. तलवार 
की मूठ,--लम्‌ 1. ताड वृक्ष का फल 2. हरताल । 
सम०--अडूः 1. बलराम 2. ताड का पत्ता जो लिखने 
के काम आता हं 3. पुस्तक 4. आरा,--अवचरः नाचने 
वाला, नट,--केतुः भीष्म का विशेषण,-- क्षीरकम्‌, 
¬ भर्भेः ताड का निःश्रवण,--ध्वज:--भूत्‌ (पुं०) 
बलराम का विशेषण,-पत्रम्‌ 1. ताड का पत्ता जिस पर 
लिखा जाता है 2. कान का आभूषण विशेष, बद्ध-, 
शुद्ध (वि०) तालों के द्वारा मापा गया, लयात्मक, 
संगीत में मात्राकाल से विनियमित,--भर्देलः एक प्रकार 
का वाद्ययन्त्र, झाँझ करताल, --यन्त्रम्‌ जर्राह का एक 
उपकरण,--रेचनकः नर्तक, अभिनेता,-लक्षणः.बलराम 
का विशेषण,--बनम्‌ वृक्षों का समूह,-बुन्तम्‌ पंखा-श० 
३।२१, कु० २।३५। 

तालकम्‌ [ताल+-कन्‌| 1. हरताल 2. कुण्डी, चटखनी । 
सम०---आभ (वि०) हरा, (-भः) हरा रंग । 

तालडू: [==ताडंकः| कान का आभूषण विशेष । 

तालव्य (वि०) [तालु+-यत्‌] तालु से सम्बन्ध रखनेवाला, 
तालु स्थानीय । सम०--बर्णः तालु स्थानीय अक्षर, 
अर्थात्‌ इ, ई, च्‌ छ्‌ ज्‌ झू ञ्‌ और य्‌ तथा श्‌,--स्वरः 
तालु स्थानीय स्वर--अर्थात्‌ इ ई। 

तालिकः [ तल--ठक्‌ ] 1, खुली हथेली 2. ताली बजाना 
-यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते-पंच० २।१२८, 
उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः 
—नै० ३।७। | 

तालितम्‌ [ तड्‌ --णिच्‌ +-क्त, डस्य-लत्वम्‌ ] 1. रंगदार 
कपड़ा 2. रस्सी, डोरी । 

ताली [ तल्‌--णिच्‌ --अच्‌ --डीष्‌ | 1. पहाड़ी ताड़ का 
पेड, ताड़ का वृक्ष 2. ताडी 3. सुगंध युक्‍त मिट्टी 
4. एक प्रकार की कुंजी । सम०--वनम्‌ ताड़ के वक्षों 
का समूह--रघु० ४।३४, ६॥५७। दर 

तालु (नपुं) [ तरन्त्यनेन वर्णा- तु--उण्‌, रस्य लः ] 
ऊपर के दांतों और कौवे के बीच का गड्डा,--तृषा 
महत्या परिशुष्कतालवः-- ऋतु० १।११। सम० 
जिह्वः मगरमच्छ,-स्थान (वि०) तालु स्थानीय 
--(नम्‌) तालु । 


तालुरः [ तल्‌ + णिच्‌- अर ] जलावतं, भंवर । 

तालूथकम्‌ [ तलू--णिच्‌ -- ऊषक ] तालु । 

तावक (वि०) (स्त्री०--कौ) तावकीन (वि०) | युष्मद्‌ 
ज-अण्‌, तवक आदेश:--तवक--खज्म_ ] तेरा, तेरी 
तपः कव वत्से क्व च तावकं वपु:--कु० ५।४, कि० 
३।१२, भामि० १।३६, ९६। 

तावत्‌ (वि०) ('यावत्‌' का सह संबंधी) [ तत्‌ +-डावतु ] 
1. इतना, उतना, इतने--ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च 
ददृशे स तेः--रघु० १२४५, हिँ? ४७२, कु० २।३३ 
2. इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना विस्तृत--यावती 
संभवेद्‌ वृत्तिस्तावतीं दातुमहंसि--मनु० ८1१५५, 
९।२४९, भग० २।४६ 3. उतना समस्त, सारा, याव- 
दत्तं तावद्भुक्तम्‌ --गण०, (अव्य०) 1. पहले (बिना 
और कुछ काम किये)- आर्ये इतस्तावद।गम्यताम्‌ 
नाश? १, आह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरश्चन्द्रकान्तमिव 
--विक्रम० ५।११, मेघ० १३ 2. किसी की ओर से, 
इसी बीच में--सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव, अहं तावत्‌ 
स्वामिनश्चित्तवृत्तिमनुवर्तिष्ये--श० २, रघु० ७।३२ 
3. अभी--गच्छ तावत्‌ 4. निस्सन्देह (किसी उक्ति पर 
बल देने के लिए) -त्वमेव तावत्प्रथमो राजद्रोही-मुद्रा० 
१, तुम स्वयम्‌,--त्वमेव तावत्परिचितय स्वयम्‌---कु० 
५।६७ 5. सचमुच, वस्तुतः (स्वींकृतिसूचक ) -दृढस्ता- 
वद्वन्धः- हि० १ 6. के विषय में, के संबंध में---विग्रह- 
स्तावदुपस्थितः--हि० ३, एवं कृते तव तावत्क्लेशं विना 
प्राणयात्रा भविष्यति-पंच० १ 7. पूर्णरूप से-तावरभ्र- 
कीर्णाभिनवोपचाराम्‌--रघु० ७।४, (तावत्प्रकी ण == 
साकल्येन प्रसारित-मल्लि० 8. आश्‍चर्य (ओह ! कितना 
आश्चयं हुँ ।) ('यावत्‌' के सहसंबंधी के रूप में 'तावत्‌” 
के अर्थ देखो--'यावत्‌' के नीचे) सम०--कृत्वः 
(अव्य०) इतनी बार,--भात्रम्‌ केवल इतना,- वर्ष 
(वि०) इतने वर्ष पुराना । 

तावतिक (वि०) तावत्क (वि०) [ तावत्‌+-क, इट्‌ ] इतने 
से मोल लिया हुआ, इतने मूल्य का, इतनी कीमत का । 

तावुरिः [ पुं० ग्रीक शब्द ] वृष राशि । 

तिक्त (वि०) [ तिज्‌ +क्त ] 1. कड़वा, तीखा (छः रसों 
में से एक) मेघ० २० 2. सुगंधित--मेघ ० ३३,--क्तः 
1. कड़वा स्वाद, (कटु' के नीचे दे०) 2. कुटज वृक्ष 
3. तौखापन 4. सुगंध। सम०--गन्धा सरसों, धातुः 
पित्त,---फलः,--मरिचः कतक का पौधा,--सारः खेर 
का वृक्ष । 

तिम्म (वि०) [ तिज्‌--मक्‌ जस्य ग: ] 1. पैन, मुकीला 
(शस्त्रों की भांति) 2. प्रचंड 3. गरम, दाहक 4. तीखा, 
चरपरा 5. उत्तेजक, जोशीला,- म्भम्‌ 1. गर्मी 2. तीखा- 
पन । सम०--अँशुः 1. सूर्य-तिम्मांश्रस्तंगतः- गीत ० 
५ 2. आग 3. शिव,--करः, दीधितिः, -रहिमः सूयं । 


( | ४२९ ) 


तिज्‌ । (म्वा० आ० (तिज्‌ का नितांत--इच्छार्थक) तिति- 
क्षते, तितिक्षित) 1. सहन करना, वहने करना, साथ 
निर्वाह करना, साहस के साथ भुगतना--तितिक्षमाण- 
स्य परेण निन्दाम्‌--मालवि० १।१७, तांस्तितिक्षस्व 
भारत--भग० २११४, महावी० २1१२, कि० १३1६८, 
मनु० ६1४७, 1 (चुरा० उभ० या प्रेर०--तैजयति 
--ते, तेजित) 1. पैना करना, पनाना-_कुसुमचापम- 
तेजयदंशुभि:--रघु० ९१३९ 2. उकसाना, उत्तेजित 
करना, भड़काना । 

तितउः [ तन्‌ +डउ, द्वित्वम्‌, इत्वम्‌ | चलनी (नपुँ०) 
छाता । 

तितिक्षा [ तिज्‌ +-सन्‌+अ+-टाप्‌, द्वित्वम्‌ | सहनशक्ति, 
सहिष्णुता, त्याग, क्षमा । 

तितिक्षु (वि०) [ तिज्‌ञ-सन्‌+-उ, द्वित्वम्‌ ] सहिष्णु, 
सहन करने वाला, सहनशील । 

तितिभः [ तितीतिशब्देन भणति तिति+-भण्‌+-ड ] 
1. जुगनू 2. एक प्रकार का कीडा, इन्द्रवधूटी, वीर- 
बहोटो । 

तितिरः, तित्तिरः [ तिति इति शब्दं राति ददाति रा-क ] 
चकोर, तीतर । 

तित्तिरिः [ तित्तीति शब्दं रौति--रु बा० डि तारा०] 
1. तीतर 2. एक हृषि जो कृष्णयजुर्वेद का प्रथम 
अध्यापक था । 

तिथः [ तिज्‌ +थक्‌, जलोपः ] 1. अग्नि 2. प्रेम 3. समय 
4. वर्षा ऋतु या शरद । 


तिथि: (पुं या स्त्री») [ अत्‌ +इयिन्‌, पृषो० वा डीप्‌ ] 


1. चान्द्र .दिवस,-तिथिरेव तावन्न शुध्यति--मुद्रा ० ५, 
कु० ६।९३, ७१ 2. १५ की संख्या । सम०--क्षयः 
1. अमावस्या 2. वह तिथि जो आरम्भ होकर सूर्यो- 
दय से पूर्व ही या दो सूर्योदयों के बीच में ही समाप्त 
हो जाती है, --पत्री पञ्चाङ्ग,-प्रणीः चाँद,--वृद्धिः 
वह दिन जिसमें तिथि दो सूर्योदयों के अन्दर पूरी 
होती है । 

तिनिश्चः(पुं०) एक वृक्ष विशेष -दात्यू हैस्तिनिशस्य कोटर- 
वति स्कन्धे निलीय स्थितम्‌--मा० ९।७। 

तिन्तिङः,-डी, तिन्तिडिका, तिन्तिडिक: [ == तिन्तिडी पृषो ०, 
तिन्तिडी +-कन्‌+-टाप्‌, ह्लस्वः, तिम्‌+-ईकन्‌ नि० ] 
इमली का वृक्ष । 

तिन्दुः, तिन्दुकः-तिन्बुलः [तिम्‌--कु०नि०, तिन्दु+-कत्‌, पक्षे 
कस्य ल: ] तेन्दू का पेड़ । 

तिम्‌ (म्वा० पर०- तेमति, तिमित). आद्रै करना, गीला 
करन।, तर करना । 

तिमिः | तिम्‌ +-इन्‌ ] 1 समुद्र 2. एक बड़ी विशालकायः 
मछलो, ह्वेल मछली --रघु० १३1१० । सम०--कोष: 


सहायता से मारा था (इसी युद्ध में कैकेयी ने भूछित 
दशरथ के प्राणों की रक्षा को, और उनसे दो वर प्राप्त 
किये; इन्हीं वरो से ककेयी ने बाद में रामको १४ 
वर्ष का वनवास दिलाया ! 

तिमिङ्गिलः [ तिमि+गिल--खश, म्‌म्‌ ] एक प्रकार की 
मछली जो 'तिमि' मछली को निगल जाती हँ-भामि० 
११५५, “अशनः, “गिल: एक ऐसी बड़ी मछली जो 
तिमिङ्गिल कोभी निगल जाती है--तिमिल्लिलगिलो- 
ऽप्यस्ति तद्गिलोऽप्यस्ति राघव: । 

तिमित (वि०)[ तिम्‌+-क्त ] 1. गतिहीन, स्थित, निश्चल 
2. आद्र, गीला, तर । 

तिमिर (वि०) [ तिस--किरच्‌ ] अन्धकारमय,--विन्य- 
स्यन्ती दुशौवि तिमिरे पथि -गीत० ५, बभूवुस्तिमिरा 
दिश:--महा ०,---र:--रम्‌ अन्धकार--तन्नैशं तिमिर- 
मपाकरोति चन्द्रः--श० ६1१९, कु० ४११, शि० 
४५७ 2. अन्धापन 3. जंग, मुर्चा। सम०- अरिः, 
-नुद्‌ (१०)- रियु: सूर्य । 

तिरी | तियंक्‌ जातिः स्त्रियां ङीष्‌ ] जानवर, पशु या 
पक्षी (स्त्री०) । 

तिरश्चीन (वि०) [ तियंक्‌+ ख ] 1. टेढ़ा, पाइवंस्थ, 


तिरछा--गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः- शिण १।२, 
---यथा तिरइचीनमलातञ्ल्यम्‌-- उत्तरः ३।३५ 
2. अनियमित । 


तिरस्‌ (अव्य०) [ तरति दृष्टिपथं त्‌ ऋ-असुन्‌ ] बांकेपन 
से, टेढेपन से, तिरछेपन से; --स तियं यस्तिरोंऽचति 
--अमर० 2. के बिना, के अतिरिक्त 3. चुपचाप, 
प्रच्छन्न रूप से, बिना दिखाई साहित्य में 
“तिरस्‌' शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता--यह 
मुख्यतः प्रयुक्त होता है (क) 'कृ' के साथ--ढकना, 
घृणा करना, आगे बढ़ जाना--(रघु० २।८,१६।२०, 
सनु० ४४९, अमरु ८१, भट्टि० ९६२, हि० ३।८) 
(ख) 'घा' के साथ-ढकना, छिगाना, अभिभूत करना, 
अन्तर्धान होना (रघु० १०।४८, ११।९१) और (ग) 
“भू! के साथ--अन्तर्घान होना (रघु० १६।२०, भट्टि० 
६७१, १४४४) । सम०-करिणो-कारिणी 1. परदा, 
घूंघट--तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति कु० १।१४, 
मालवि० २।१ 2. कनात, कपड़े का. पर्दा, कारः 
--क्रिया 1. छिपाना, अन्तर्धान करना, घृणा,---कृत 
(वि०) 1. जिसकी अवहेलना की गई' हो, अपमानित, 
निरादृत 2. गहित 3. गुप्त, ढका हुआ,-धानम्‌ 
1. अन्तर्घान होना, दूर हटाना -- अथ खलू तिरोधान- 
मघियाम्‌--गङ्गा० १८ 2. आच्छादन, अवगुण्ठन, 
म्यान, - भाव: ओझल होना, -हित(वि०) 1. ओझल 
हुआ, अंताहित 2. ढका हुआ, छिपा हुआ, गुप्त । 


समुद्र,--ध्वज: एक राक्षस जिसे इन्द्र ने दशरथ की ' तिरयति (ना० घा० पर०) 1. छिपाना, गुप्त रखना 


( ४३० ) 


2. बाधा डालना, रोकना, रुकावट डालना, दृष्टि 
ओझल करना--तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः 
जामा? ११४० बारम्बार तिरयति दृशोरुद्गमं बाष्प- 
पुरः--३५ 3. जीतना । | 

तियंक (अव्य०) [ तिरस्‌+-अञ्च्‌--क्विप्‌, तिरसः तिरि 
आदेशः, अञ्चेनंलोपः ] टेढ़ेपन से, तिरछेपन से, तिरछा 
या टेढ़ी दिशा में _विलोकयति तिर्यक्‌ काव्य० १०, 
मेघ० ५१, कु० ५।७४। 

तिर्यच्‌ (वि०) (स्त्री -तिरइची, विरलत:-तियंची ) 
[ तिरस्‌ +अज्च्‌--क्विपू, तिरसः तिरि आदेशः, 
अञ्चेनेलोप: ] 1. टेढ़ा, आड़ा, अनुप्रस्थ, तिरछा 
2. मुड़ा हुआ, वक्र -(पुं० नपुं०) जानवर (जो मनुष्य 
की भाँति सीधा न चल कर, टेढ़ा चलता है) निम्न 
जाति का या बुद्धिहीन जानवर-- बन्धाय दिव्ये न 
तिरश्चि कश्चित्‌ पाशादिरासादितपौरुषः स्यात्‌--नै० 
३।२०, कु० १।४८। सम०- अन्तरम्‌ आरपार मापा 
हुआ मध्यवर्ती स्थान, चौडाई,--अयनम्‌ सूर्य द्वारा 
वाषिक परिक्रमण,-ईक्ष (वि०) तिरछा देखने वाला, 
जातिः (स्त्री०) पशु-पक्षी की जाति (विप० मनुष्य 
जाति), -प्रमागम्‌ चौडाई,--प्रेक्षणम्‌ तिरछी आँख 
करके देखना,--योनिः (स्त्री०) पशु-पक्षी की सृष्टि 
या वंश --तिंग्योनौ च जायते-मनु० ४४२० ०,-ब्रोतस्‌ 
(पुं) जानवरों की दुनियां, पशु सृष्टि । 

तिलः [तिल्‌+-क] 1. तिल का पौधा-नासाम्येति तिल- 
प्रसूनपदवीम्‌ --गोत० १० 2. तिल के पौधे का बीज 
--नाकस्माच्छाण्डिलोमाता विक्रीणाति तिलैस्तिलान्‌, 
लुचितानितरेयेंन कार्यमत्र भविष्यति । पञ्च० २।५५ 
3. मस्सा, धब्बा 4. छोटा कण, इतना बड़ा जितना 
कि तिल--! सम०-अम्बु,--उदकम्‌ तिल और जल 
(दोनों को मिला कर मृतकों का तर्पण किया जाता 
है) श० ३, मनु० ३।२२३,-उत्तमा एक अप्सरा 
का नाम,--ओदनः,-नम्‌ तिल और दूध मिश्रित भात, 
कल्कः तिल को पौस कर बनाई गई पीठी, °जः 
तिलों की खली,-कालफः मस्सा, तिल के बराबर 
शरीर पर होने वाला काला दाग--- किट्टम, - खलिः 
(स्त्रो०) -खलो,-चूणंम्‌ तेल के निकालने के पश्चात्‌ 
बची हुई तिलों की खल--तण्ड्लकम्‌ आलिङ्गन (जिस 
प्रकार तिल चावल मिलते हैं, इसी प्रकार आलिङ्गन 
में दो शरोर मिलते हें), तैलम्‌ तिलो का तेल,--पर्ण: 
तारपीन,(-णंम्‌) चन्दन की लकड़ी, पर्णो 1. चन्दन 
का पेड 2. धूप देना 3. तारपीन,--रसः तिलों का 
तेल,--स्नेहः तिलों का तेल,-होभ: वह होम जिसमें 
तिलों को आहुति दी जाय । 

तिलकः[तिल+ कन्‌ |1. सुन्दर फूलों का एक वृक्ष; -आक्रान्ता 
तिलकक्रियापि तिलकर्लनिद्विरेफाञ्जनेः-मालवि० ३।५, 


न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः 
प्रमदामिव-रघु० ९।४१ 2. शरीर पर पड़ी चित्ती 
या खाल पर हुआ कोई नेसगिक चिह्व,-कः,- कम्‌ 
1. चन्दन की लकड़ी या उबटन आदि से किया गया 
चिह्ल-मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाक्य--कु० ३1३० 
कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं --भामि० २४, 
१।१२१ 2. किसी वस्तु का अलङ्कार (पूज्य' प्रमुख 
श्रेष्ठ” अथे में समास के अन्त में प्रयुक्त ),--का एक 
प्रकार का हार,--कम्‌ 1. मूत्राशय 2. फेफड़े 3. एक 
प्रकार का नमक । सम० आश्रय: मस्तक । 

तिलन्तुदः [तिल-|-तुद-|-सश, मुम्‌] तेली । 

तिलशः (अव्य०) [ तिल--शस्‌ ] तिल तिल करके, कण 
कण करके, अत्यन्त अल्प परिमाण में । 

तिलित्सः (पुं ) एक बड़ा सांप । 

तिल्वः [तिल्‌ +-वन्‌] लोध का पेड़ । 

तिष्ठद्गु (अव्य०) [तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ कारे, तिष्ठत्‌ 
जयो नि०] गौओं के दोहने का समय (अर्थात्‌ 
सायंकाल का समय डेढ़ घण्टा बीतने पर) ¬भतिष्ठद्गु 
जपन्‌ सन्ध्याम्‌ भट्टि० ४१४, (तिष्ठद्गु -टरात्रेः 
प्रथमनाडिका) । 

तिष्यः [तुष्‌-क्यप्‌ नि०| 1. २७ नक्षत्रों में आठवां नक्षत्र, 
इसे 'पुष्य' भी कहते हैं 2. पोष मास (चान्द्र) „ष्यम्‌ 
कलियुग । 


तोक्‌ क आ०- तीकते) जाना, हिलना-जुलना, तु० 
'टीक्‌' । 

तीक्ष्ण (वि०) [तिज्‌+-क्स्न, दोघं:] 1. पैना (सभी अर्थो 
में), तीखा, शि० २।१०९ 2. गरम, उष्ण (किरणों 
की भांति) ऋतु० १।१८ 3. उत्तेजक, जोशीला 
4. कठोर, प्रबल, मजबत (उपाय आदि), 5. रूखा, 
चिड्चिडा 6. कठोर, कटु, कड़ा, सख्त,--- मनु० ७।१४० 
7. अनिष्टकर, अहितकर, अशुभ 8. उत्सुक 9. बुद्धि- 
मान, चतुर 10. उत्साही, उत्कट, ऊर्जेस्वी 11. भक्त, 
आत्मत्याय करने वाला,- क्ष्णः 1. जवाखार 2. लम्बी 
मिर्च 3. काली मिर्च 4. काली सरसों या राई,-- कष्णम्‌ 
1. लोहा 2. इस्पात 3. गर्मी, तीखापन 4. युद्ध, लड़ाई 
5. विष 6. मृत्यु 7. शस्त्र 8. समुद्री नमक 9. क्षिप्रता । 
सम०--अंशुः 1. सूर्यं 2. आग, - आयसम्‌ इस्पात, 
7 उपायः प्रबल साधन, मजबूत तरकीब,-कम्बः प्याज, 
~ कर्मन्‌ (वि०) उद्यमो, उत्साही ऊर्जस्वी, - दष्टः 
व्याघ्र,--धारः तलवार,--पुष्पम्‌ लोंग,-पुष्पा 1. लौंग 
का पौधा 2. केवड़े का पौघा,- बुद्धि (वि०) तीव्र- 
बुद्धि, तेज, चतुर, घाघ, कुशाग्रबुद्धि, - रहिमः सूय, 
र्षः 1. जवाखार 2. जहर का पानो, जहर- -शत्रु- 
युक्तानां तीक्ष्णरसदायिनाम्‌--मुद्रा० १॥२,--लोहम्‌ 
इस्पात,-- शूकः जौ । 


( ४३१ ) 


तीम्‌ (दिव[० पर० तीम्यति) गोला होना, तर होना । 

तीरम्‌ [ तीर्‌ +-अच्‌ | 1. तट, किनारा --नदीतोर, सागर- 
तीर आदि 2. उपान्त, कगर, कोर या धार,--रः 1. एक 
प्रकार का बाज 2. सीस! 3. टोन । 


तीरित (वि०) [तीर्‌--क्त] सुलझाया हुआ, समंजित, साक्ष्य 
के अनुसार निर्णीत,-तम्‌ किसी बात का सोच विचार । 

तोणं (वि०) [ तु--क्त ] 1. पार किया हुआ, पार पहुंचा 
हुआ 2. फेलाया हुआ, प्रसारित 3. पोछे छोड़ाहुआ, 
आगे बढ़ा हुआ । 

तोथंम्‌ [ तृ--थक्‌ ] 1. मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट 2. नदी 
में उतरने का स्थान, घाट (नदी के किनारे बनी हुई 
सीढ़ेयाँ) --विषमो5पि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसा- 
मिवाशथः--कि० २।३, (यहाँ 'तीर्थ' का अर्थ “उपचार 
या साघत' भी है) --तोर्थ सर्वेविद्यावताराणाम्‌--का० 
४४ 3. जलस्थान 4. पवित्रस्थान तोर्थयात्रा का उप- 
युक्त स्थान, मन्दिर आदि जो किसी पुण्यकार्य के लिए 
अपित कर दिया गया हो (विशेष कर वह जो किसी 
पावननदी के किनारे स्थित हो) --शुचि मनो यद्यस्ति 
तीर्थेन किम्‌ --भतृं० २।५५ रघु० १।८५ 5. मार्ग, 
माध्यम, साधन -तदनेन तीर्थेन घटेत--आदि--मा० 
१ 6. उपचार, तरकीब 7. पुण्यात्मा, योग्यव्यक्ति, 
श्रद्धा का पात्र, उपयुक्त आदाता--क्व पुनस्तादृशस्य 
तीर्थस्य साधोः संभवः उत्तार? १, मनु० ३।१०३ 
8. घर्मोपदेष्टा, अध्यापक -मया तीर्थादभिनयविद्या 
शिक्षिता-मालवि० १ 9. स्रोत, मूल 10. यज्ञ 
11. मन्त्री 12. उपदेश, शिक्षा 13. उपयुक्त स्थान या 
क्षण 14. उपयुक्त या यथापूर्व रीति 15. हाथ के कुछ 
भाग जो देवताओं और पितरों के लिए पवित्र होते हँ 
16. दर्शनशास्त्र के विशिष्ट सिद्धान्त वादी 17. स्त्रियो- 
चित लज्जा 18. स्त्रीरज 19. ब्राह्मण 20. अग्ति,-- 
सम्मान सूचक प्रत्यय जो सन्तों और संन्यासियों के नामों 
के साथ जोड़ा जाय--उदा० आनन्दतीर्थ आदि । सम० 
उदकम्‌ पवित्र जल--तीर्थोदकं च वहश्च नान्यत 
शुद्धिमर्हतः -उत्तर० १1१३,--कर: 1. जेन अहत्‌ 
बर्मशास्त्रोपदेष्टा, जेन सन्त (इस अर्थ में 'तोर्थकर 
भी) यासी 3. अभिनव दार्शनिक सिद्धान्त या 
घर्मशास्त्र का प्रवर्तक 4. विष्णु, काकः, --ध्वांक्षः, 
-~~वबायसः तीथे का कौवा अर्थात्‌ लोलुप तीर्थोपजीवी 
-+भूत (वि०) पावन, पवित्र, --यात्रा किसी पवित्र 
स्थान के दर्शनार्थ जाना, पावनस्थानों की यात्रा, 
राजः प्रयाग, इलाहावाद,--राजिः जी (स्त्री०) 
बनारस का विशेषण,--वाकः सिर के बाल,--विधिः 
(क्षौर आदि) संस्कार जो किसी तोर्थ स्थान पर किये 
जाये, -सेबिन्‌ (वि०) तोर्थ में वास करने वाला 
(पुं) सारस । 


तीथिकः [तीर्थं +-ठन्‌] तीर्थं यात्री, वह संन्यासी ब्राह्मण जो ` 
तीर्था के दर्शनार्थ निकला हो, पण्डा । 

तीवरः [तृ --ष्वरच्‌ | 1. समुद्र 2. शिकारी 3. राजपुत्री की 
किसो क्षत्रिय (वर्णसंकर) के संयोग से उत्पन्न वर्ण- 
संकर सन्तान । 

तीब्र (वि०) [ तीब्र +रक्‌ ] 1. कठोर, गहन, पेना, तेज, 
प्रचण्ड, कड़वा, तीखा, उग्न-विलडघिता धोरणतीब्रयत्ना 
--रघु० ५।४८, घोर या प्रचण्ड प्रयत्न--उत्तर० ३। 
३५ 2. गरम, उष्ण 3. चमकीला 4. व्यापक 5. अनन्त, 
` असीम 6. भयानक डरावना,--ब्रम्‌ 1. गरमी, तीखापन 
2. किनारा 3. लोहा, इस्पात 4. टीन, रांगा,-ब्रम्‌ 
(अव्य०) प्रचण्ड रूप से, तेजी से, अत्यन्त । सम० 
-- आनन्दः शिव का विशेषण,--गति (वि०) शी घ्र- 
गामी, फुर्तीला -पोरुषम्‌ 1. साहसपूर्ण शौर्यं 2. शूर- 
वीरता,--संवेग (वि०) 1. दृढ-आवेगयुक्त, दृढ़निइचयी 
2. अत्युग्र, अत्यन्त तेज । 


तु (अव्य°) [ तुद्‌ +-डु ] (वाक्य के आरम्भ में नितान्त 
प्रयोगाभाव, प्रायः प्रथम शब्द के पश्चात्‌ प्रयोग) 
1. विरोध सूचक अव्यय---अर्थ--'परन्तु' 'इसके विप- 
रोत' 'दूसरी ओर' 'तो भी'--स सवेषां सुखानामन्तं 
ययौ, एकं तु सुतमुखदर्शनसुखं न लेभे--का० ५९, 
विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव- श° 
५, (इस अर्थं में 'तु' बहुबा “कि! और 'परं' के साथ 
जोड़ दिया जाता हु और “किन्तु” तथा परन्तु तु के 
विपरीत वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त होते हैँ) 2. और 
अब, तो, और -एकदा तु प्रतिहारी समुपसृत्याब्रवीत्‌ 
ताकी” ८, राजा तु तामार्यां लातत १२ 
3. के सम्बन्ध में, के विषय में, की बाबत --प्रवत्यंतां 
ब्राह्मणान्‌ दिश्य पाकः, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्र- 
लब्धासि --मुद्रा० १ 4. कभी कभी इससे “भेद” या 
श्रेष्ठ गुण” का पता लगाता हूँ-- मृष्टं पयो मृष्टतरं तु 
दुग्धम्‌ -गण० 5. कभी कभी यह 'बलात्मक' अव्यय के 
रूप में प्रयुक्त होता हे--भीमस्तु ` पाण्डवानां रौद्रः, 
गण० 6. कभी कभी केवल यह पद पूर्ति के लिए ही 
प्रयुक्त होता हँ--निरथेक तुहीत्यादि पूरणैकप्रयोजनम्‌ 
--चन्द्रा० २।६। 

तुक्खारः, तुखारः, तुषारः (पुं०) विन्ध्याचल पर रहने वाली 
एक जाति के लोग--तु० विक्रमांक० १८।९३ । 

तुङ्ग (वि०) [ तुञ्ज्‌ ञ-घञ्ग्‌, कुत्वम्‌ ] 1. ऊँचा, उन्नत 
लम्बा, उत्तुंग, प्रमुख-जलंनिधिमिव विघुमण्डलदर्शनतर- 
लिततुङ्गतरञ्गम्‌ -गीत० ११, तुङ्गं नगोत्संगमिवारु- 
रोह --रघु० ६।३ ४७०, शि० २।४८, मेघ० १२६४ 
2. दोघं 3. गुम्बजदार 4. मुख्य, प्रधान 5. उग्र, 
जोशीला,--ग: 1. ऊँचाई, उन्नतता 2. पहाड़ 3. चोटी, 
शिखर 4. बुघग्रह 5. गेंडा 6. नारियल का पेड़। सम० 


( ४३२ ) 


"ण्बौज: पारा,--भद्वः दुर्दान्त हाथी, मदमत्त क्‍ 


न भैद्रा एक नदी जो कृष्णा नदी में गिरती है,--वेणा 


एक नदी का नाम,--शेखर: पहाड़ । 

बुद्धी [ तुङ्ग 1. ङीष्‌ ] 1. रात 2. हल्दी । सम०-ईश: 
1. चन्द्रमा 2. सूर्य 3. शिव को उपाधि 4. कृष्ण की 
एक उपाघि,---पति: चन्द्रमा । 


तुच्छ(वि०) [तुद्‌ | क्विप्‌ ==तुद्‌ +-छो-+ क]1. खाली, शून्य, 
असार, मन्द 2. अल्प, क्षुद्र, नृगण्य 3. परित्यक्त, सम्प- 
रित्यक्त 4. तीच, कमीना, नगण्य, तिरस्करणीय, निक- 
म्मा 5. गरीब, दीन दुःखी,--च्छम्‌ तुष, भूसी | सम० 
"दु: एरण्ड का वृक्ष,--घान्यः:,--धान्यक: भूसी, बूर । 

गुञ्जः [तुञ्ज्‌ +-अच्‌] इन्द्र का वज्र । 

तुटुम: [तुट्‌+-उम] मूसा, चूहा । 

वुण्‌ (तुदा० पर०-तुणति) 1. टेढ़ा करना, मोड़ना, 
झुकाना 2. चालबाजी करना, ठगना, धोखा देना । 

तुण्डम्‌ [तुण्ड +अच्‌] 1. मूह, चेहरा, चोंच (सूअर की) 
-थूथनतुण्डेराताम्रकुटिलेः (शुका:) --काव्या २।९ 
2. हाथी की सूंड 3. उपकरण की नौक । 

तुण्डिः [तुण्ड्‌+-इन्‌] 1. चेहरा, मुँह 2. चोंच,-डिः (स्त्री०) 
नाभि, सूण्डी । 

तुण्डिन्‌ (पुं ) [तुण्ड--इनि] शिव के बैल का नाम । 

तुण्डिभ (वि०) [तुण्ड्‌ +-भ] दे० 'तुन्दिभ' । 


तुण्डिल (वि०) [तुण्ड +-भ सिध्मा० लच्‌ वा] 1. बातूनी, | 


वाचाल 2. उभरी हुई नाभि वाला 3. गप्पी--तु० 
'तुन्दिल' । 

तुत्यः [तुद्‌ थक] 1. आग 2. पत्थर,---त्यम्‌ एक प्रकार 
का नीला थोथा या तूतिया जो सुमे की भाँति आँख 
में डाला जाय,--त्या 1 छोटी इलायची 2. नील का 
पौधा । सम० तुतिया या कासीस,जो आँखों 
में दवा की भाँति लगाया जाय । 

तुद्‌ (तुदा० पर०--तुदति, तुन्न) 1. प्रहार करना, घायल 
करना, आघात करना--तुतोद गदया चारिम्‌ _-भट्टि® 
१४८१, १५।३७, शि० २०७७ 2. चुभोना, अंकुश 
चुमोन! 3. खरोंचना, चोट पहुँचाना 4. पीड़ा देना, 
तंग करना, सताना, कष्ट देना--सुतीक्षणघारापतनोग्र- 
सायकैस्तुदन्ति चेतः प्रसभं प्रवासिनाम्‌ -ऋतु० २।४, 
६।२८, आ¬, प्रहार करना, तोड़ना देना, मनु० ४ 
६८, प्र, मारना, चोट पहुंचाना, घायल करना 
(प्रेर०) प्रेरित करना, आगे ढकेलना (आलं० ), जोर 
डालना, बार २ आग्रह करना (किसी काम को करने 
के लिए) प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति 
भाग्यकृतां दशामवेक्ष्य मुच्छ १।५६। 

दुन्दम्‌ [ तुन्द्‌4-दन्‌ पृपो० | पेठ, तोंद । सम०--कृपिका, 
“कृषी नाभि का गतं,-परिमाजे,-- परिमृज्‌--मृज 
(वि०) सुस्त, आलसी । 


तुस्त ( (वि०) [ तुन्दञ-मतुष्‌, मस्य वत्वम्‌ | तोंदवारा 

टा † 

तुन्दिक, तुन्दिन्‌, तुन्दिभ, तुन्दिल (वि०) [तुन्द ठन्‌, तुद 
ज इनि, तुन्दि+-भ, तुन्द य-इळच्‌] 1. मोटे पेट वाला 
2. जिसकी तोंद बढ़ गई हे 3. भरा हुआ, लदा हुआ 
~मकरन्दतुन्दिलानासरविन्दानामयं महामान्यः-भामि० 
१।६। 

तुन्न (वि०) [तुद्‌+-क्त] 1. प्रहृत, चोट किया हुआ, धायल 
2. सताया हुआ । सम०--वायः दर्जी । 


तुभ्‌ (दिवा०, क्रधा० पर०- तुभ्यति, तुभ्नाति) चोट 
मारना, क्षति पहुँचाना, प्रहार करना--भट्टि० १७। 
७९, ९० | 

तुमुल (वि०) [तु+-म्‌लक्‌] 1. जहाँ पर शोरगुल मच रहा 
हो, कोलाहलमय भग० १।१३, १९ 2. भीषण, क्रोधी 
~-रघु० ३।५७.३. उत्तेजित 4. उद्विग्न, घबड़ाया 
हुआ, व्याकुल, अव्यवस्थित--रघु ० ५।४९,(पुं० नपुं०) 
1. होहल्ला, हंगामा 2. अव्यवस्थित द्वन्द्व युद्ध, रण- 
संकुल । 

तुम्बः [तुम्ब्‌ -{-अच्‌] एक प्रक/र की लोकी ! 

तुम्बर: [तुम्ब4- रा-क] एक गंघवं का नाम, दे० तुम्बरु 
"णरम्‌ एक प्रकार का वाद्य यंत्र तान पूरा ! 

तुम्बा [तुम्बञ-टाप्‌] 1. एक प्रकार की लम्बी लौकी 
दुधार गाय। " 

तुम्बि, बी (स्ती०). [तुम्ब्‌ 4-इन्‌, तुम्बि+-डीष्‌] एक 
प्रकार की लौकी कडवी तूम्बी,-न हि तुम्बीफलविकलो 
वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌-भामि० १।८० । 

तुम्ब (बु) रः [तुम्ब ‡-उरु] एक गंधर्व का नाम । 

तुरङ्कः [तुरेण वेगेन गच्छांते--तुर--गम्‌--ड] 1. घोड़ा 
--तुरगलुरहतस्तथा हि रेणुः--श० १।३१, रघु» 
१।४२, ३।५१ 2. मन, विचार,-गी घोड़ी । तम० 
~ आरोहः घुड़सवार,--उपचारकः साइस,--प्रियः, 
-म्यम, जौ, यम्‌ बलात्‌-कृत या अनिवार्य 
ब्रह्मचर्य, स्त्रीसँग” के अभाव में विवश हो ब्रह्मचयं- 
जीवन बिताना । 

तुरभिन्‌ (पु) [तुरग--इनि] घुड़सावार । 

तुरङ्गः [तुरञ-गम्‌+-खच्‌ मुम्‌ वा ङिच्च] घोड़ा--भानुः 
सकृद्युक्ततुरङ्ग एंव--श० ५।५, रघु» ३।३८, १३।३, 
गम्‌ मन, विचार,--गी घोड़ी । सम ०--अरिः भँसा, 
~ दिषणी भेस,--प्रियः,--यम्‌ जौ,--मेधः अश्वमेध 
यज्ञ--रघु० १३।६१,-यायिन्‌,---सादिन्‌ (पुं०) 
वक्त्रा वदनः कित्र, शाला,_-स्थानम्‌ अस्तवल, 
अश्वशाला,--स्कन्धः घोड़ों का दल । 

वुरङ्कमः [तुर+गम्‌+खच्‌, मुम्‌] घोड़ा, रघु० ३६३, 
९।७२ । 

तुरायणम्‌ [तुर फक्‌] 1. अनासक्ति 2. एक प्रकार का यज्ञ। 


( ४३३ ) 


तुरासाहू (पुं) [तुर +- सह + णिच्‌ + क्विपा (कर्तू० 
ए० व०--तुराषाट-ड) इन्द्र, कु० २११, रघु० 
१५४० | 

तुरी [तुर्‌--इन्‌--डीप्‌] 1. एक रेशेदार उपकरण जिससे 
जुलाहे वाने के घागों को साफ़. करके अलग अलग 
करते हैं 2. नली, जुलाहे की नाल- तद्भटचातुरीतुरी 
-्नै० १।१२ 3. चित्रकार की कूची । 

तुरीय (वि०) [चतुर्‌+छ, आद्यलोपः] चौथा,--यम्‌ 
चौथाई, चौथा भाग, चौथा (वेदा० द० में) 2. आत्मा 
की चतुर्थ अवस्था जिसमें वह ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
के साथ तदाकार हो जाती है। सम०-_वर्थः चौथे 
वर्ण का मनुष्य, शुद्र । 

तुरुष्कः [ब० व०] तुर्क लोग । 

तुयं (वि०) [चतुर्‌ --यत्‌, आद्यलोपः] चौथा, नै० ४१२३, 
>-येम्‌ 1. एक चौथाई, चौथा भाग 2. (वेदा० द० में) 
आत्मा की चौथी अवस्था जिसमें आत्मा ब्रह्म के साथ 
तदाकार हो जाती है । 

लुल्‌ (भ्वा० पर०, चुरा० उभ--तोलति, तोलयति- ते, 
(तुलयति-ते “भी जिसे कुछ लोग 'तुला' की नामधातु 
मानते हैं) 1. तोलना, मापना 2. मन में तोलना, 
विचार करना, सोचना 3. उठाना, ऊपर करना 
--कैलासे तुलिते--महावी ० ५1३७, पौलस्त्यतुलितस्या- 
द्रेरादवान इव हियमू--रघु० ४८०, १२1८९, शि० 
१५1३० 4. सम्भालना, पकड़ना सहारा देना --पृथिवी- 
तले तुलितभूभुदुच्यसे---शि० १५३०, ६१ 5. तुलना 
करना, उपमा देना (करण० के साथ )-मुखं इलेष्मागारं 
तदपि च शशाङ्केन तुलितम्‌--भतुँ० ३३२०, शि० 
८1१२ 6. तुल्य होना, समकक्ष होना (कर्म० के साथ) 
प्रशादास्त्वा तुलवितुमलं यत्र तेस्‍्तेविशेषे:--मेघ० ६४ 
7. हल्का करना, गहँण, करना, तिरस्कार करना--- 
अन्तःसारं घन चुलयितुं नानिल: शक्ष्यति त्वाम्‌--मेघ० 
२०, (यहाँ तु' का अर्थ हे 'सम्मालना या बहा ले 
जाना') शि० १५1३० 8. सन्देह करना, अविश्वास 
पूर्वक परीक्षण करना--कः श्रद्धास्यति भूतार्थ सर्वो मां 
लुलयिष्यति-मृच्छ० ३३२७, ५।४३ (यहाँ कुछ संस्करणों 
में 'तूलयिष्यति' भो पाठ है) 9. जांच करना, परीक्षण 
करना, दुर्देशा करना --हा अवस्थे ! तुलयसि--मृच्छ ० 
१, (तूलयसि) ,--उद्‌,--सम्भालना, सहारा देना, 
थामे रहना । 

तुलनम्‌ [तुल्‌ +ल्युट्‌] 1. तोळना 2. उठाना 3. तुलना करना 
उपमा देना आदि,--ना 1. तुलना 2. तोलना 3. उठाना 
उन्नयन 4. निर्धारण करना, आंकना, प्राक्कलन करना 
5. परीक्षा करना । 

तुलसी [तुलां सादृश्यं स्यति नाशयति तुला +-सो !-क 
ज-ङीष्‌] एक पवित्र पौधा जिसकी हिन्दू विशेषकर 


५५ 


विष्णु के उपासक पूजा करते हैं। सम०--पत्रम्‌ 
(शा०) तुलसी का पत्ता, (आलं०) बहुत तुच्छ 
उपहार,-विवाहः कातिक शुक्ला द्वादशी को, बालकृष्ण 
की प्रतिमा के साथ तुलसी का विवाह । 

तुला [तोल्यतेऽनया--तुलू +-अङ+- टाप्‌] तराजू, तराजू 
की डंडी । 

तुलया घु 1. तराजू में रखना, तोलना 2. माप तोल 3. तोलना 
4. मिलाना--झुलना, समानता, समकक्षता, समता 
(संब०, करण० या समास में प्रयोग) --कि धूर्जटेरिव 
तुलामुपयाति सङ्ये--वेणी० ३।८, तुलां यदारोहति 
दन्तवाससा--कु ० ५५४, रघु ० ८।१५, सद्यः परस्पर 
तुलामघिरोहतां द्वे--रघु० ५।६८, १९1८, ५० 5. तुला 
राशि, सातवीं राशि--जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि 
जलदपटलानि-पंच० १1३३० 6. घर की छत पर 
लगा ढालू शहतीर 7. सोना चांदी तोऊने का १०० परू 
बट्टा । सम०--कटः कम तोलना,- कोटिः, ढी 
नूपुर (पैरों में पहनने का रस्त्रयों का आभूषण) --लीला 
चलत्स्त्रीचरणारुणोत्पलस्खलत्तुलाकोटिनिनादकोमल:-- 
शि० १२।४४,--कोशः--षः तोल द्वारा कठिन 
परीक्षा,-दानम्‌ शरीर के बराबर तोल कर सोने या 
चाँदी का किसी ब्राह्मण के लिए दान,--धटः तराजू का 
पलडा,--धर:1. व्यापारी, व्यवसायी, सौदागर2. राशि- 
चक्र में तुलाराशि,--धारः व्यापारी, व्यवसायी, सौदा- 
गर,--परीक्षा तुला द्वारा तोलने की कठिन परीक्षा, 
--पुरुषः सोना, जवाहरात तथा अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुएँ जो 
एक मनुष्य के भार के बराबर हों (तथा दान में किसी 
ब्राह्मण के लिए दी जाये) तु० तुलादान,--प्रग्रहः, 
प्रग्राहः तराजू की डंडी या डोरी,-भानम्‌,-- यष्टिः 
तराजू की डंडी,-बोजम्‌ घुंघची, गुजा,- सुत्रम्‌ तराजू 
की डोरी । 

लुलित (भू० क्‌० कृ०) ॥ तुल--क्त ] 1. तोला हुआ, 
प्रतितुलित 2. तुलना किया हुआ, उपमित, बराबर 
किया हुआ--भतृ ० ३1३६, दे० 'तुल्‌' । 

तुल्य (व०) [तुल्या संमितं यत्‌] 1. समान प्रकार या 
श्रेणी का, संतुलित, समान, सदृश, अनुरूप (संबं० या 
करण० के साथ अथवा समास मं) मनु० ४८६, याज्ञे ० 
२।७७, रघु० २।३५, १२।८०, १८।३८ 2. योग्य 
3. समरूप, वही 4. समदर्शी । सम०--दक्ञन समदर्शी, 
सबको समदृष्टि से देखने वाला,-- पानम्‌ मिलकर 
मद्यपान करना, सहपान,-- योगिता (अलं० शा० में) 
एक अलंकार, एक ही विशेषण रखने वाले कई पदार्थो 
का एकत्र संयोग, पदार्थ चाहे प्रसंगानुकूल हो अथवा 
असंबद्ध- -नियतानां सकृद्धर्मः सा पुनस्तुल्ययोगिता 
--काव्य० १०, तु० चन्द्रा० ५४१, --रूप (वि०) 
अनुरूप, समरूप, समान, सदृश । 


( ४३४ ) 


तुबर (वि०) [ तु+ष्वरच्‌ ] 1. कषाय, कसेला 2. 
दाढ़ी का (तूवर भी) । 

लुष (दिवा० पर०--तुष्यति, तुष्ट), प्रसन्न होना, सन्तुष्ट 

होना, परितृप्त होना, खुश होना (प्राय: करण० के 

साथ) -- रत्नेमंहाहेस्तुतुषुनं देवाः” -भतृँ० २1८० मनु० 

३।२०७, भग० २५५, भट्टि० २१३, १५८, रघु० 

३६२, प्रेर० - तोषयति ते, प्रसन्न करना, परितुष्ट 

करना, सन्तुष्ट करन, परि--,परितृप्त होना, प्रसन्न 

होना, सन्तुष्ट होना- वयमिह परितुष्टा वल्कलंस्त्व च 

लक्षम्या--भतुं० ३।५०, अस्मत्कृते च परितुष्यति 

काचिदन्या २।२, सम्‌ - प्रसन्न होना, परितृप्त होना 

सन्तुष्ट होना--सत्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या 

तर्थव च मनु० ३।६०, भतुँ० ३।५, भग० ३1१७ 

| वुप्‌+क ] अनाज की भूसी,--अजानताथं तत्सर्वं 

(अध्ययनम) तुषाणां कण्डनं यथा - मनु० ४।७८। 

सम० अग्निः अनलः अनाज की भूसी या बूर की 

आग,--अम्बु (नपुं ०),--उदकम्‌ चावल याजौ की 

कांजी,--ग्रहः, - सारः आग । 

तुषार (वि०)[ तुष~- आरक्‌ ] ठण्डा, शीतल, तुषाराच्छन्न 
(पाले के कारण शीतल), ओस से युक्त--शि० ९।७, 
अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते 
तुषारा ने० ३।९३, र: 4. कोहरा, पाला 2. बर्फ, 
हिम--कु० १।६, ऋतु० ४१३. ओस-रघु० १४८४ 
श० ५1१९ 4. घुन्द, क्षीणवर्षा, फुहार, ठण्डे पानी की 
बौछार, -पृक्तस्तुषारेगिरिनिर्शराणाम्‌ - रघु० २।१३, 
९१६८ 5. एक प्रकार का कपूर। सम०--अद्रिः, 
~-गिरिः, पर्वतः हिमालय पहाड़--तुषाराद्रिवात,: 
--मेघ० १०७, कणः ओस के कण, हिमकण, कुहरा 
पाला,-कालः सरदी का मौसम,--किरणः, रहिमः 
चन्द्रमा, अमरु ४९, शि० ९।२७,- गौर (वि०) 
1. हिम की भांति श्वेत 2. हिम के कारण इवेत,--रः 
कपूर । 

ठुधिता: (ब० व०)[ तुष्‌ +-कितच्‌ ] उपदेवताओं का समूह 
जो गिनती में १२ या ३६ कहे जाते है । 

तुब्ट (भू० क० कृ०) [तुप्‌--क्त ] 1. प्रसन्न, तुष्ट, खुश, 
परितृष्त, परितुष्ट 2. जो कुछ अपने पास हुँ उसी से 
सन्तुष्ट, तथा अन्य के प्रति उदासीन । 

दुष्टिः (स्त्री०) [तुष्‌ + क्तिन्‌ ] 1. सन्तोष, परितृप्ति, प्रस- 
न्ता, परितोष 2. (सां० द० में) मौन स्वीकृति, प्राप्त 
वस्तु से अधिक की लालसा न होना । 

तुष्टः [ तुष्‌ +-तुक्‌ | कर्णमणि कानों में पहनने की मणि 

तुस >तुष । 

वहिन (वि०) | तुइ --इनन्‌, हस्वश्च ] ठण्डा, शीतल, 
"नम्‌ 1. हिम, वर्फ 2. ओस, कुहरा तृणाग्रलग्ने- 
स्तुहिनै: पतद्भिः -ऋतु० ४७, ३।१५ 3. चाँदनी 


ei 
दुबः 


4. कपूर । सम०--अंशुः,- करः, किरणः,- दूतिः, 
~ रश्मिः 1. चन्द्रमा, =शि० ९।३० 2 कपुर, अचलः 
-अब्रिः,- झेल: हिमालय पहाड,--रघु० ८।५४,-कणः 
ओस की बूँद- अमरु ५४,-- शर्करा बर्फ़ । 
म्‌ 1 (चुरा० उभ०-तूणयति-ते) सिकोड़ना, 11 (चुरा० 

आ० - तूणयते) भरना, भर देना । 

तूणः [तृणू+घज्य | तरकस-- मिलितशिलोमुखपाटलि- 
पटलकृतस्मरतूणविलासे--गीत० १, रघु० ७।५७। 
सम० -धारः धनुर्धर । 

तूणो, तुणीर [ तूण--डीष्‌, तूण्‌-{-ईरन्‌ ] तरकस--रघु ० 
९1५६ 1 

तुवरः [तु-+ क्विप्‌, तु+ व्‌ पृषो०] 1. बिना दाढ़ी का मनुष्य 
2. बिना सींग का बैल 3. कषाय, कर्सला 4. हिजडा । 

तूर्‌ (दिवा० आ०-तूर्यते, तूर्णं) 1. जल्दी से जाना, शी घता 
करना 2. चोट पहुंचाना, मारना । 

तूरम्‌ | तूर†-घञ्‌ | एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 

तुं (वि०) {त्वर्‌+-क्त, ऊठ्‌, तस्य नत्वम्‌] फुर्तीला, तेज, 
शीधकारी 2. द्रतगामी, बेड़ा,--र्णः फुर्ती, शीघ्रता, 
म्‌ (अव्य०) फुर्ती से, जल्दी से -चूर्णमानीयतां 
तूर्ण पूर्णचन्द्रनिभानने--सुभाष ० । 

ू्यः, यम्‌ [ तूर्यते ताड्यते तूर्‌+-यत्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र, तुरही--मनु० ७२२५, कु० ७।१०। सम० 
~ ओघः उपकरणों का समूह । 

तृलः,- लम्‌ [ तूल्‌ + क ] रूई,-लम्‌ 1. पर्यावरण, आकाश, 
वायु 2. घास का गुच्छा 3. शहतूत का पेड़,-ला 1. कपास 
का पेड़ 2. लॅम्प की बत्ती,--ली 1. रूई 2. दीवे की 
बत्ती 3. का बुश या कूची 4. चित्रकार की 
कूची य! क 5. नील का पौधा । सम०-कार्मुकम्‌ 
-घनुस्‌ घुनकी, अर्थात्‌ रूई पीनने की धनुही,-पिचुः 
रूई, धळ रूई के पौषे का. बीज । 

तूलकम्‌ [ तूल+कन्‌ ] रूई । 

तुलिः (स्त्रीश) [ तूलू|-इन्‌ ] चितेरे की कूची । 

तूलिका [ तूलि+-कन्‌ + टाप ] चित्रकार की कूची, लेखनी, 
--उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रम्‌ - कु० १।३१ 2. रूई 
की बत्ती (दीपक के लिए अथवा उबटन आदि लगाने 
के लिए) 3. रूई भरा गहा 4. बर्मा, छेद करने की 
सलाख । 

तृष्णोक (वि०) [ तूष्णीम्‌ +-क, मलोपः ] चुप रहने वाला, 
मौनी, स्वल्पभाषी । 

तूष्णीम्‌ (अव्य०)[ तूष्‌+-नीम्‌ वा० ] नीरवता में चुपचाप, 
चुपके से, बिना बोले या विना किसी शोरगूल के- कि 
भवांस्तूष्णीमास्ते --विक्रम० २, न योत्स्य इति गोविन्द 
मुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह--भग० २।९। सम०--भावः 
नीरवता, निस्तब्वता,-झीलः खामोश, स्वल्पभापी या 
मौनी । 


GR) 


दुस्सम्‌ [ तूस्‌ --तन्‌, दीर्घः ] 1. जटा 2. धूल 3. पाप 
4. कण, सूक्ष्म जर्रा । 

तुंह, (तुदा० पर०--तृंहति) मारना, चोट पहुँचाना--दे० 
तृहू । 

तुणम्‌ [ तृह --क्न, हलोपइच ] 1. घास---कि जीर्ण तृण- 
मत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी -भतुँ० २२९ 2. घास 
की पत्ती, सरकण्डा, तिनका 3. तिनकों की बनी कोई 
चीज़ (जैसे बैठने की चटाई), तुच्छता के प्रतीक रूप 
में प्रयुक्त--तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान्संरुणद्धि-भतुँ° 
२।१७, दे० 'तृणीकृ' भौ । सम०--अग्निः 1. भुस 
या तिनकों की आग--मनु० ३।१६८ 2. जल्दी बुझ 
जाने वाली आग,-- अञ्जनः गिरगिट,--अटवो ऐसा 
जङ्गल जिसमें घास की बहुतायत हो,--आवतंः हवा 
का बषण्डर, भभूला, असुज्‌ (नप्‌ं०),¬ कुङ्कुमम्‌, 
-गौरम्‌ एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य,-इन्ब्रः ताड का 
वृक्ष,--उल्का तिनको की मशाल, फूस की आग की 
लो,-ओकस्‌ (नपुं०) फूंस की झोपड़ी,-- काण्डः,-- डम्‌ 
घास का ढेर, --कुटी -कुटीरकम्‌ घास फूस की कुटिया 
--कैतुः ताड का वृक्ष,--गोधा एक प्रकार की गिर- 
गिट, गोह, - ग्राहिन्‌ (पुं०) नीलम, नीलकान्त मणि, 
-~चरः गोमेद, एक प्रकार का रत्न, जलायुका, 
--जलूका तितली का लार्वा, - ब्रुमः 1. ताड का वृक्ष, 
खजुर 2. नारियल का पेड़ 3. सुपारी का पेड़ 4. केतकी 
का पौधा 5. छुहारे का वृक्ष, धान्यम्‌ जङ्गली अनाज 
जो बिना बोये उगे,--ध्बजः 1. ताड का वृक्ष 2. बांस, 
~ पोड़म्‌ दस्त-ब-दस्त लड़ाई, ` पूली चटाई, सरकण्डो 
का बना मूढा---प्राय (वि०) तिनके के मूल्य का, 
निकम्म , नगण्य,--बिन्दुः एक ऋषि का नाम--रघु० 
८॥७९,--मणिः एक प्रकार का रत्न (अम्बर, राळ), 
--मत्कुणः जमानत या ज्ञामिन प्रतिभू (सम्भवतः 
“ऋणमत्कुण' का अशुद्ध पाठ), - राजः 1. नारियल का 
पेड़ 2. बांस 3. ईख, गन्ना 4. ताड़ का पेड-- वक्षः 
1. ताड का पेड़, खजूर का वृक्ष 2. छुहारे का वृक्ष 
3. बारियल का पेड़ 4. सुपारी का पेड़, शीतसे 
एक प्रकार का सुगन्धित घास,-सारा केले 
का पेड़, -सिह: कुल्हाड़ा,--हम्यें: घास फूस 
बना घर । 

तुण्या | तृण +-य-+-टाप्‌ | घास का ढेर । 

तृतीय (वि०) [ त्रि+तीय, संप्र० ] तीसरा, यम्‌ तीसरा 
भाग । सम०--प्रकृतिः (पुं०, स्त्री») हीजडा । 

तृतीयक (वि०) [ तृतीय--कन्‌ ] प्रति तीसरे दिन होने 
वाला, (बुखार) तैया । 

तृतीया [ तृतोय+-टाप्‌ ] 1. चांद्र पक्ष का तीसरा दिन, तीज 
2. (व्या० में) करण कारक या उसके विभक्ति-चिह्न । 
सम०--कृत (वि०) (खेत आदि) तीन बार जोता 


गया,--तत्पुरुषः करणकारक का समास,-प्रक्कतिः 

(पुं. स्त्री») हीजड़ा । 

तृतीयिन्‌ (वि०) [ तृतीय+-इनि ] तीसरे अंश का अधिकारी 
(दाय का) । 

तुद्‌ (म्वा० पर०, रुघा० उभ० तर्दति, तृणत्ति, तुम्प्ते, तृष्ण ) 
1. फाइना, खण्डशः करना, चीरना 2. मार डालना, 
नष्ट करना, संहार करना--भट्टि० ६।३८, १४३३, 
१०८, १५२६, ४४ 3. मुक्त करना 4. अवज्ञा 
करना । 

तृप्‌ । (दिवा०, स्वा०, तुदा० पर° तुष्यति, तृप्नोति, तृपति, 
तृप्त) 1. संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, परितुष्ट होना 
--अद्य तप्स्यन्ति मांसादा:--भट्टि ० १६1२९, प्राशीन्त 
चातूपत्‌ क्रूरः--१५।२९, (प्रायः करण० के साथ, 
परन्तु कभी-कभी संबं०्या अघि० के साथ भी) को न 
तृष्यति वित्तेन --हि० २। १७४, तृप्तस्तत्पिशितेन-भतुं° 
२।३४, नाग्निस्तुप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः, 
नातङ्क सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः-पंच० १1१३७, 
तस्मिन्हि ततृपुर्देवास्तते यज्ञे-- महा० 2. प्रसन्न करना, 
परितृप्त करना,--प्रेर० परितृप्त्‌ करना, प्रसन्न करना 
--इच्छा० तितृप्सति, तितपिषति, 1 (भ्वा० पर० 
चुरा० उभ०--तर्पति, तर्पयति-ते) 1. जलाना, 
प्रज्वलित करना 2. (आ०) सन्तुष्ट होना । 

तृप्त (वि०) [ तृप्‌-क्त ] संतृप्त, संतुष्ट, परितुष्ट । 

तुप्तिः (स्त्री०) [ तृप्‌-क्तिन्‌ ] संतोष, परितोष, रघु० 
२।३९, ७३, ३।३ मनु० ३1२७१, भग० १०।१८ 
2. अतितृष्ति, ऊब 3. प्रसन्नता, परितुष्टि । 

तुष्‌ (दिवा० पर० तुष्यति, तृषित) 1. प्यासा होना,-भट्टि ० 
७1१०६, १४।३०, १५।५१ 2. कामना करना, लाला- ` 
यित होना, उत्सुक या उत्कंठित होना । 

तुष्‌ (स्त्री०) | तृष्‌ञ-क्विप्‌ | (कतुँ० ए० व०-तुटू-ड) 
1. प्यास--तृषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिलं स्वादु 
सुरभि-भतुँ० ३।९२, ऋतु० ११११ 2. लालसा, 
उत्सुकता । 

तुषा - दे० तृष्‌ । सम०- आतं (वि०) प्यास से आकुल, 
प्यासा,-- हस्‌ पानी । 

तुषित (भू० क० कृ०) [ तृष्‌--क्त ] 1. प्यासा--घट० 
९, ऋतु० १।१८ 2. लालची, प्यासा, लाभ का 
इच्छुक । 

तुष्णज्‌ (वि०) [ तृष्‌ न नजिङ्‌ ] लोभी, लालची, प्यासा । 

तृष्णा [ तृष्‌ 4-न+टाप्‌ किच्च | 1. प्यास (शा० और 
आल ०) --तुष्णा छिनत्त्यात्ममः हि० १।१७१, ऋतु० 
१।१५ 2. इच्छा, लालसा, लालच, लोभ, लिप्सा 
+पृष्णां छिन्धि ` भरते० २७७, ३।५, रघु० ८।२। 
सम०--क्षयः इच्छा का नाश, मन की शान्ति, संतोष । 

तुष्णालू (वि०) [ तृष्णा |-आलु ] बहुत प्यासा । 


( ४२६ ) 


तृह्‌ (रुघा० पर०, चुरा० उभ० -तृणेढि, तहंयति-ते, तृढ, 


इच्छा० तितृक्षति, तितृंहिषति) क्षति पहुंचाना, आघात 
पहुँचाना, मार डालना, प्रहार करना---नृ तृणेह्ीति 
लोकोऽयं वित्ते मां निष्पराक्रमम्‌ -भट्टि२ ६।३९ (तानि) 
तृणेढु रामः सह लक्ष्मणेन १।१९ । 


तु (म्वा० पर०--तरति, तीर्ण) 1. पार पहुँच जाना, पार 


करना-केनोड्पेन परलोकनदीं तरिष्ये-मृच्छ० ८1२३, 
स तीर्त्वा कपिशाम्‌--रघु० ४।३८ मनु ० ४७७ 2. पार 
पहुँचाना, (मार्ग) तय करना, कु० ७४८ मेघ० १८ 
3. बहना, तेरना--शिला तरिष्यत्युदके न पर्णम्‌--भट्टि० 
१२।७७ 4. पूर्ण करना, जीत लेना, पार करना, विजयी 
हो जाना घीरा-हि तरन्त्यापदम्‌--का० १७५, कुच्छम्‌ 
महत्तीर्ण:-रघु० १४।६, भग० १८५८, मनु० ११३४ 
5. किनारे तक जाना, पारंगत होना--रघु० ३1३० 
6. पूरा करना, सम्पन्न करना (प्रतिज्ञा का) पालन 
करना--दैवात्तीणंश्रतिज्ञ:--मुद्रा० ४१२ 7. बचाया 
जाना, बच निकलना,--गावो वर्षभयात्तीर्णा वयं तीर्णा 
महाभयात्‌--हारि०, कर्मवा०-तीयंते, पार किया जाना, 
(प्रेर० तारयति-ते 1. ले जाना, आगे बढ़ाना 2. पहुं- 
चाना 3. बचाना, उद्धार करना, मुक्त करना; इच्छा० 
--तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति) पार करने की 
इच्छा करना--दोर्म्या तितीर्षति तरङ्गवती एगजङ्गम्‌ 
--काव्य० १०, अति--1. पार पहुंचना, जीत लेना, 
विजयी होना--भग० १३1२५, हि० ४, अब--1. उत- 
रना, अवतरित होना -रथादवततार च--रघु० १।५४, 
१३1६८, मेघ० ५० 2. बहना, में गिरना--सागरं 
वर्जयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति--श० ३ 3. प्रविष्ट 
होना, घुसना, आना--मालवि० १।२२, शि० ९।३२ 
4. पूर्णं करना, दमन करना, पार करना 5. (किसी 
देवता का) मनुष्य के रूप में इस घरती पर अवतार 
लेना--तु० अवतार, प्रेर०--लाना, जाकर लाना, 
लगाना --रघु० १।३४, उद्‌-- 1. (पानी में से) 
बाहर निकलना, (जहाज से) उतरना, निकलना-रघु ० 
२1१७, शि० ८६३ 2. पार जाना, पार पहुँचना 
उदतारियुरम्भोधिम्‌--भट्टि० १५३३, १०, रघु० 
१२1७१, १६।३३, मेघ० ४७ 3. दमन करना, जीतना, 
पार करना-व्यसनमहारणवादुत्तीणम्‌ --मृच्छ १०।४९ 
इसी प्रकार--रोगोत्तीर्ण, निस्‌--, 1. पार पहुँचना 
“भतू? ३।४ 2. पूरा करना, सम्पन्न करना, निष्पन्न 
करना 3. पार करना, पूरा करना, जीतना--रघु० 
३।७ 4. पूरा करना, अन्त तक जाना -- रघु० १४२१, 
प्र “पार पहुँचना, प्रेर० ठगना, धोखा देता--मां 
तथा प्रतार्य - श० ५, कित्वेवं कविभिः प्रतारितमना- 
स्तत्वं विजानन्नपि--भर्तु० १।७८, बि--1. पार 
जाना, पार करना, परे जाना -रघु० ६1७७ 2. देना, 


स्वीकृत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, अपित 
करना, कृपा करना, अनुग्रह करना--भगवान्मारीचस्ते 
दर्शनं वितरति -श० ७, वितरति गरु: प्राज्ञे विद्यां 
यर्थव तथा जडे-उत्तर० २।४, निवासहेतोर्टजं वितेरुः 
“रघु० १४८१, मा० १।३ 3. पैदा करना, उत्पादन 
करना --ज्योत्स्नाशङ्कामिह वितरति हंसश्रेणी कि० 
५।३१, गीत० १ 4. ले जाना, व्यति--,पार करना, 
पूरा करना, जीत लेना, सम्‌--,1. पार करना 
2. तँरना, बहना 3. पूरा करना, जीत लेना, अन्त 
तक जाना । 


तेजनम्‌ [ तिज्‌+-ल्युट्‌ ] 1. बाँस 2. पैना करना, तेज करना 


3. जलाना 4. प्रदीप्त करना 5. चमकाना 6. सरकंडा, 
नरकुल 7. बाण की नोक, शस्त्र की घार । 


तेजलः | तिज्‌ +-णिच्‌+-कलच्‌ ] एक प्रकार का तीतर । 
तेजस्‌ (नपुं ०) { तिज्‌ असुन्‌ ] 1. तेजी 2. (चाकू की) 


पेनी घार 3. अग्नि शिखा की चोटी, आग की लपट 
की नोक 4. गर्मी, चमक, दीप्ति 5. प्रभा, प्रकाश, 
ज्योति, कांति-रघु० ४१, भग० ७।९, १०।३० 
6. गर्मी या प्रकाश, सृष्टि के पाँच मूलतत्तवों में से 
एक-अग्नि (अन्य चार ये हैं--पृथिवी, अप्‌, वायु और 
आकाश) 7. शरीर को कांति, सौँदयं--रघु० ३1१५ 
8. तेजस्विता--श० २।१४, उत्तर० ६।१४ 9. ताक़त, 
शक्ति, सामर्थ्य, साहस, बल, शौर्य, तेज--तेजस्तेजसि 
शाम्यतु--उत्तर ० ५ 10. तेजस्वी--तेजसां हि न वयः 
समीक्ष्यते-रघु० ११।१ 11. आत्मबल, ओज या ऊर्जा 
12. चरित्रबल, ओजस्विता 13. तेजोयुक्त कान्ति, 
महिमा, प्रतिष्ठा, प्रभुता, गौरव-- तेजोविशेषानुमितां 
(राजलक्ष्मी) दघानः-रघु० २।७ 14. वीर्य, बीज, 
शुक्र-स्याद्रक्षणीयं यदि मे न न तेज:--रघु ० १४६५, 
रघु० २।७५, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधात्रा भूतये भुवः 
-श० ४१ 15. वस्तु की मूल-प्रकृति 16. अक, सत 
17. आत्मिकशक्ति, नतिक शक्ति, जादू की शक्ति 
18. आग 19. मज्जा 20. पित्त 21. घोड़े का वेग 
22. ताज़ा मक्खन 23. सोना । सम०--कर (वि०) 
1. कान्तिवर्घंक 2. वीर्यवर्घक, झक्तिप्रद- भङ्कः 
1. अपमान, प्रतिष्ठा का नाश 2. अवसाद, हतोत्सा- 
हता, -- मण्डलम्‌ प्रकाश का परिवेश, --मूतिः सूर्य,-रूपः 
परमातमा ब्रह्म । 


तेजस्वत्‌ तेजोवत्‌ (व०) [ तेजस्‌+-मतुप्‌, मस्य बः] 


1. उज्ज्वल, चमकीला, शानदार 2. तेज, तीखा 3. वीर, 
शौर्यशाली 4. ऊर्जस्वी । 


तेजस्विन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [तिजस्‌+-विनि] 1. चमक- 


दार, उज्ज्वल 2. शक्तिशाली, शौर्यसम्पन्न, बलवान्‌ -- 
कि० १६।१६ 3. गौरवशाली, महानुभाव 4. प्रसिद्ध, 
विख्यात 5. प्रचंड 6. अभिमानी 7. विधिसम्मत । 


( ४३७ ) 


तेजित (वि०) [ तिज्‌+णिच्‌+-क्त | 1. पनाया हुआ, 
तेज किया हुआ 2. उत्तेजित, उद्दोप्त, प्रणोदित । 

तेजोमय (व°) | तेजस--मयद्‌ ] 1. यशस्वी 2. उज्ज्वल, 
चमकदार प्रकाशमान--भग० ११।४७। 

तेमः [ तिम्‌ +घञ्ञ्‌ ] गीला या तर होना, आद्रता । 

तेमनम्‌ [ तिम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. गीला करना, तर करना 
2. आद्रता 3. चटनी, मिर्च मसाला (जो भोजन को 
रुचिकर बनाये) । 

तेबनम्‌ [तिव्‌+-ल्युट्‌| 1. खेल, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद 
2. विहारभूमि, क्रीडास्थल । 

(वि०) (स्त्री०--सौ) [तिजस्‌+-अण्‌] 1. उज्ज्वल, 
शानदार, प्रकाशमान 2. प्रकाशयुक्त--तजसस्य धनुष 
प्रवृत्तये--रघु० ११।४३ 3. घातुमय 4. जोशीला 
5. ओजस्वी, ऊर्जस्वी 6. शक्तिशाली, प्रबळ,-- सम्‌ 
घी । सम०- आवर्तनी कुठाली । 

तेतिक्ष (व्या०) (स्त्री०-क्षी) [ तितिक्षा + ण ] सहनशील, 
सहिष्णु । 

तैतिरः [तित्तिर पृषो०] तीतर । 

तैतिलः (पुं०) 1. गैँडा 2. देवता । 

तैत्तिरः [तित्तिरञ-अण्‌] 1. तीतर 2. गैंडा, -रम्‌ तीतरों 
का समूह । 

तैत्तिरीय (पुं ब० व०) [तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ अधोयते- 
तित्तिरि--छ] यजुर्वेद को तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी 
- `यः यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा (कृष्ण यजुवद) । 

तेमिरः [तिमिर-+अण्‌| आँखों कः एक रोग-- धुंधलापन । 

तैथिक (वि०) [तीर्थ+-ठञ्ञ] पवित्र, पावन, कः 1. एक 
संन्यासी 2. किसी नवीन धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत 
का प्रतिपादन करने वाला, कम्‌ पवित्र जल (जैसा 
कि किसी पुण्यतीर्थं से लाया हुआ हो) 

तलम्‌ [तिलस्य तत्सदृशस्य वा विकारः अण्‌] 1. तेल-लभेत 
सिकतासु तँलमपि यत्नतः पीडयन्‌ --भतृं० २।५, याज्ञ ० 
१।२८३, रघु० ८।३८ 2. धूप । सम०--अटी भिरं, 
बरेया,- अभ्यद्धः शरीर में तेल की मालिश करना 
--कल्कजः खली,--पणिका, पर्णी 1. चन्दन 2. धूप 
3. तारपीन,--पिज्जः सफ़ेद तिल, _ पिपीलिका छोटी 
लाल रंग को चिऊंटी, - फलः हिगोट का वृक्ष,-भाविनी 
चमेली, -भाली दीवे की बत्ती, यन्त्रम्‌ तेलीका 
कोल्ह, स्फटिकः एक प्रकार की मणि । 

तैलङ्गः एक देश का नाम, वर्तमान कर्नाटक प्रदेश,-- गाः 
(ब० व०) इस देश के लोग । 

तेलिकः, तेलिन्‌ (पुं०) [तेल--ठन्‌, तेल+ इनि] तेली, तेल 
पेरने वाला । 

तेलिनी [तेलिन्‌+-डीप्‌] दीवे की बत्ती । 

तेलोनम्‌ [!तिलानां भवनं क्षेत्रम्‌ --खञ्ञ्‌] तिलों का खेत । 

तेषः [तिष्येण नक्षत्रेण यक्ता पौर्णमासी तिष्य - अण्‌ +- 


डीप्‌=-तँषी, सा अस्ति अस्मिन्‌ मासे- तंषी+-अण्‌] 
पौष का महीना । 

तोकम्‌ [तु--क] सन्तान, बच्चा । 

तोककः [तोक --कन्‌] चातक पक्षी । 

तोडनम्‌ [तुड्‌ +-ल्यृट्‌] 1. टुकड़े २ करना, खण्डशः करना 
2. फाड़ना 3. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना । 

तोत्त्रम्‌ [तुद्‌ +-ष्ट्रन्‌] पशुओं को या हाथी को हाँकने का 
अंकुश । 

तोदः [तुद्‌ + घडा] पीडा, वेदना, संताप । 

तोदनम्‌ [तुद्‌ +-ल्य॒ट्‌] 1. पीडा, वेदना 2. अंकुश 3. चेहरा, 
मुँह । 

तोमरः,-रम्‌ [तुम्पति हिनस्ति ---तुम्पू +-अर्‌, नि०] 1. लोहे 
का डण्डा 2. भाला, नेजा । सम०--धरः अग्निदेव । 

तोयम्‌ [तु+विच्‌, तवे पूर्व्ये याति-या+-क नि० साधुः] 
पानी--श० ७।१२। सम०- अधिवासिनी पाटला 
क्ष,--आधारः, आशयः सरोवर, कूआँ, जलाशय 
तोयाधारपंथाइच वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किता:--श० 
१।१४,-- आलयः समुद्र, सागर,-ईशः वरुण का विशेषण 
(-शम्‌) पूर्वाषाढ़ नक्ष त्रपुञ्ज,-- उत्सर्ग: जलोन्मोचन, 
वर्षा-- मेघ० २७, - कमन्‌ (नपुं) 1. अङ्गमाजन 
2. दिवंगत पितरों को जलतर्पण,--कृच्छः, - ` च्छम्‌ 
एक प्रकार की तपश्‍चर्या जिसमें कुछ निश्चित समय 
तक जल पीकर ही रहना पड़ता हूँ,--ऋीडा जलविहार 
-मेघ० ३३,- गर्भ: नारियल, चरः एक जलजन्तु, 


—डिम्बः,-भः ओला, - दः बादल--रघु० ६।६५, 
विक्रम» १1१४, अत्ययः शरद्‌ ऋतु, धरः बादल 
— घिः, निधिः समुद्र,--नीवी पृथ्वी,--प्रसादनम्‌ 


कतकफल, निर्मली,--सलम्‌ समुद्रफेन,--मुच्‌ (पुं०) 
बादल,-यम्त्रम्‌ 1. जल-घड़ी 2. फ़ौवारा,-राज्‌,-राश्लिः 
समुद्र,--वेला जल का किनारा, समुद्रतट, व्यतिकरः 
(नदियों का) संगम--रघु० ८।९५, - शुक्तिका सीपी 
—सपिका,--सूचकः मेंढक । 

तोरणः णम्‌ [तुर्‌--युच्‌ आधारे ल्युट्‌ वा तारा०] 1. महरा- 
बदार बनाया हुआ द्वार, सिह द्वार 2. बहिद्वार, प्रवेश- 
द्वार-गणोनृपाणामथ तोरणाद्‌ बहिः-- शि० १२।१, 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिघनुश्चारुणा तोरणेन--मेघ० ७५ 
3. अस्थायी रूप से बनाया हुआ शोभाद्वार--कु० ७३, 
रघ्‌० १।४१, ७४, ११।५ 4. स्नानागार के निकट 
का चबूतरा,-- णम्‌ गर्दन, कण्ठ । 


तोलः--लम्‌ [ तुलू-- घञ्ज्‌ ] 1. तोल या भार जो तराजू 
में तोल लिया गया हो 2 सोने चाँदी का एक तोला 
या १२ माझे का भार । 

तोषः [तुष्‌ +-घञ्ग्‌, ] सन्तोष, परितोष, प्रसन्नता, खुशी । 

तोषणम्‌ [ तुष--ल्युट्‌ ] 1. सन्तोष, परितोष 2. सन्तोषप्रद 
परितुप्ति । 


( ४३८ ) 


तोषलम्‌ [ तोष लू +ड ] मूसल, सोटा । 

तौक्षिकः (ग्रीक शब्द) तुला राशि । 

तौतिकः (पुं०) वह सीपो जिसमें से मोती निकलती है, 
--क॒म्‌ मोती । 

तोर्यम्‌ [ तूयं+अण्‌ | तुरही का शब्द । सम०--त्रिकस्‌ 
नृत्य, गान और वाद्य की समेकता, तेहरी स्वरसंगति 
--तौयेत्रिकं वुधाट्या च कामजो दशको गण:--मनु ० 
७४७, उत्तर° ४ | 


तौलम्‌ [ तुला--अण्‌ ] तराजू । 


तौलिकः, -तौलिकिक: [ तुलि--ठक, तुलिका+ठक ] 
चित्रकार । 

त्यक्त (भू० क० कृ०) [ त्यज्‌--क्त ] 1. छोड़ा हुआ, 
त्यागा हुआ, परित्यक्त,उन्मुक्त 2. उत्सृष्ट, जिसने 
आत्मसमर्पण कर दिया है 3. कतराया हुआ, टाला 
हुआ --दे० त्यज्‌ । सम०-_ अग्निः वह ब्राह्मण जिसने 
अग्निहोत्र करना छोड़ दिया हैँ,-ीबित,-प्राण (वि०) 
प्राण देने के लिए तैयार, कोई भी जोखिम उठाने को 
तैयार--मदर्थे त्यक्तजीविताः-भग० १॥९,--लज्ज 
(वि०) निलंज्ज, बेशर्म । 

त्यज्‌ (म्वा० पर० त्यजति, त्यक्त) 1. छोड़ना (सब अर्थों 
में) त्यागना, उत्सर्गे करना, चले जाना--वत्मं भानो- 
स्त्यजाशु--मेघ० ३९, मनु ० ६1७७, ९।१७७, श० 
५।२६ 2. जाने देना, बरखास्त करना, सेवामुक्त 
करना,--भट्टि० ६१२२ 3. छोड़ देना, त्यागना, 
उत्सर्गं करना, आत्मसमर्पण करना--भतूँ० ३।१६, 
मनु० २।९५, ६।३३, भग० ६२४, १६२१ 4. कत- 
राना, टालना 5. छुटकारा पाना, मुक्त करना--भग ० 
१।३ 6. अवहेलना करना, उपेक्षा करना - त इमेऽव- 
स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वां धनानि च--भग० १।३३ 
7. उद्धृत करना 8. वितरण करना, प्रदान कर देना, 
कृतं (संचयं) आश्वयुजे (यजेत्‌ --याज्ञ० ३।४७, मनु० 
६1१५, प्रेर०-छुड्वाना, इच्छा ०-तित्यक्षति छोड़ने की 
इच्छा करना, परि--1. छोड़ना, उत्सर्ग करना, 
त्याग करना 2. पद त्याग करना, छोड़ देना, रह कर 
देना, तिलाञ्जलि देना--प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्य- 
अन्ति -मुद्रा २।१७ 3. उद्धृत करना-- तृणमप्यपरि- 
त्यज्य सतृणम्‌, सम्‌--1. त्यागना, जायामदोषामुत 
सन्त्यजामि--रघु० १४।३४ 2. टारूना, कतराना 
--भतृं ० १।८१ 3. छोड़ देना, तिलांजलि देना--मनु ० 
४१८१ 4. उद्धत करना-उदा०-संत्यज्य विक्रमादित्यं 
धैयंमन्यत्र दुर्लभम्‌--राजत० ३।३४३ । 

त्यागः [ त्यज्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. छोड़ना, परित्याग, छोड देना, 
छोड़ कर चले जाना, वियोग--न माता न पिता न 
स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति--मनु० ८1३१९, ९।७८ 
2. छोड़ देना, पदत्याग कर देना, तिलांजलि देना 


+मनु० १।११२, भग० १२४१ 3. उपहार, दान, 
धर्मार्थ दान, करे इलाघ्यस्त्यागः--भर्तृं ० २६५, हि० 
१।१५४, त्यागाय सम्भृतार्थानाम्‌--रघु० ११७ 
4. मुक्तहस्तता, उदारतो--रघु० १।२२ 5: स्राव, 
मलोत्सगं । सम ०---युत,--झोल (वि०) मुक्‍त हस्त, 
उदार, दानशील । 

त्यागिन्‌ (वि०) | त्यज्‌+-धिनृण्‌ ] 1. छोड़ने वाला, परिः 
त्याग करने वाला, छोड़ देने वाला 2. प्रदाता, दाता 
3. शौर्यशाली, शुरवीर 4. वह जो घामिक अनुष्ठानों 
के फलस्वरूप किसी पारितोषिक या पुरस्कार की 
अपेक्षा नहीं करता है-- यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य- 
भिघीयते--भग ० १७1११ । 

त्रप्‌ (म्वा० आ०--त्रपते, त्रपित) शर्माना, छजाना, 
झंझट में फंस जाना-त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्यो- 
द्धतिविधौ-- गङ्गा० २८, अप--,मुडना, शर्म के 
कारण कार्यनिवृत्त होना -तस्माद्बलँरपत्रेपे--भट्टि० 
१४८४, येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति--महा ० । 

त्रपा [ त्रप्‌ +-अङ+-टाप्‌ ] 1. शर्म, लाज-मन्दत्रपाभर 
--गीत० १२ 2. हया, शर्म (अच्छे और बुरे अर्थ में) 
3. कामुक या व्यभिचारिणी स्त्री 4. प्रसिद्धि, ख्याति । 
सम०--निरस्त,-हीन (वि०) निर्लज्ज, बेशर्म,-रण्डा 
वेश्या ।. 

त्रपिष्ठ (वि०) [ अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन तृप्रः-- तृप्रन- 
इष्ठन्‌, तृप्रशब्दस्य त्रपादेशः | अत्यन्त सन्तुष्ट । 


अपीयस्‌ (वि०) (स्त्री०--सी) [ तृप्र + ईयसुन्‌, तृप्र 
शब्दस्य त्रपादेशः ] अपेक्षाकृत अधिक सन्तुष्ट । 

त्रु (नपुं०) [ अग्नि दुष्ट्वा त्रपते लज्जते इव-- त्रप्‌--उन्‌ 
तारा० ] टीन, रांगा--यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते- 
पंच० १।७५ । 

रपुलम्‌, षम्‌, त्रपुस्‌ (नपु० ),-सम्‌ [ त्रप्‌+- उल, त्रपून- 
उष, त्रप्‌ +-उस्‌, ज्ञप्‌--उस ] टीन, रांगा । 

त्रप्स्यम्‌ (नप्‌ ०) मद्वा, धोला हुआ दही । 

त्रय (वि०) (स्त्री-यी) | त्रि+-अयच्‌ ] तेहरा, तिगुना, 
तीन भागों में विभक्त, तीन प्रकार का---त्रयी वै विद्या 
ऋचो यजूंषि सामानि--शत०, मनु० १।२३,- यम्‌ 
तिगड्डा, तीन का समूह--अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः 
शशिप्रमं छत्रमुभे च चामरे-रघु० ३।१६, लोकत्रयम्‌ 
भग० ११।२०, ४३, मनु० २।७६। 

त्रयस्‌ ('त्रिशन्द' पुं०, कतुँ० ब० व०, समास में प्रयोग, 
अथवा संख्यावम्चक शब्दों के साथ) तीन । सम? 
--चत्वारिज्ञ (वि०) तेंतालीसवाँ,---चत्वारिशत (वि० 
या स्त्री ०) तेतालोस,-- त्रिश (वि०) तेंतीसवाँ--त्रिशत्‌ 
(वि० या स्त्री) तेंतीस,--दश (वि०) 1. तेरहवाँ 
2. तेरह जोड़ कर--त्रयोदशं शतम्‌’ एक सौ तेरह, 
--बक्षन्‌ (वि०, ब० व०) तेरह,--दक्षन (वि०) 


( ५३९ ) 


तेरहवाँ,--दक्षी चान्द्र पक्ष की तेरहवीं तिथि,- नवतिः 
(स्त्री०) तिरानवे,-पञ्चाशत्‌ (स्त्रो०) तरेपन,-विज्ञ 
(वि०) 1. तेइसवाँ 2. तेईस से युक्त,- विज्ञतिः 
(स्त्री०) तेईस, - षष्टिः (स्त्री०) तरेसठ,--सप्ततिः 
(स्त्री०) तिहत्तर । 
त्रयी | त्रय +-डीप्‌ | 1. तीनों वेदों की समष्टि (ऋग्यजु:- 
सामाति) -त्रयीमयाय त्रिगुगात्मने नमः---का० १, तौ 
त्रयोवर्जमितरा विद्याः परिपाठितौ --उत्तर० २, मनु० 
४५१२५ 2. तिगड्ा, जिक, त्रिसमूह-- व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी--शि० २1३ ३. गृहिणी 
या विवाहिता नारी जिसका पति तथा बालबच्चे 
जीवित हों 4. बृद्धि, समझ । सम०--तन्‌ः 1. सूर्य का 
विज्लेवण, इसी प्रकार “त्रयीमयः 2. शिव का एक 
विशेषण,-- धर्मः तीनों वेदों में वणित घर्मं --भंग ० ९। 
२१,--मुखः ब्राह्मण । ॥ 
अस्‌! (भ्वा०, दिवा० पर०--त्रसति, त्रस्यति, त्रस्त) 
1. थर्राना, काँपना, हिलना, भय के कारण विचलित 
होना 2. डरना, भयभीत होना, डर जाना (अपा० के 
साथ, कभी-कभी सम्बं० या करण० के साथ )--अमद- 
वनात्‌ त्रस्यति --का० २५५, कपेरत्रासिषुर्नादात्‌ 
--भट्टि० ९११, ५७५, १४४८, १५५८, शि० टा 
२४, कि० ८७, प्रेर०-डराना, भयभीत करना,-वि०-, 
भयभीत या त्रस्त होना -वित्रस्तमुग्षहरिणीसदृश्ेः 
कटाक्षै--मेतुँ० १।९, सम्‌---,डरना, भयभीत होना, 
त्रस्त होना--भट्रि> १४३९ । 
1 (चुरा० उभ०--त्रासयति--तै) 1. जाना, हिलना- 
जुलना 2. थामना 3. लेना, पकड़ना 4. विरोध करना, 
रोकना । 
(वि०) [त्रस्‌ ;-क] चर, जंगम,-- सः हृदय,--सम्‌ 
1. वन जंगल 2. जानवर । सम०---रेशुः अणु, घूल का 
कण या अगु जो सूर्यकिरण में हिलता हुआ दिखाई देता 
है--तु० जालान्तरगते भानौ सूक्ष्मं यद्दृश्यते रजः, 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणू प्रचक्षते--मनु० ८1१३२, 
याज्ञ १३६१ । 
असरः [त्रस्‌--अरन्‌ बा०] ढरकी (जुलाहो का एक उपकरण 
जिसमें घागों की नली रख कर बुनते हैं) । 
असुर, त्रस्नु (वि०) { त्रस्‌+-उरच्‌, त्रस्‌+क्नु ] भीरु, 
काँपने वाला, डरपोक --अन्रस्मुभिर्युक्तघुर तुरङ्गैः 


त्रस 


-~रघु० १४।४७, सीतां सौमित्रिषा त्यक्तां सप्रीची | 


त्रस्नुमेकिकाम्‌ -- भट्टिः ६।७। 

त्रस्त (भू० क० कृ०) {त्रस्‌ क्त] 1. भयभीत, डरा हुआ, 
आतकित~वस्तेकहायनकुर ङ्गविलोलदृष्टि:---मा० ४।८ 
2. डरपोक, भीरु 3 फूर्तीला, चंचल । 

त्राण (भू० क० कृ) | त्रे--क्तं तस्य नत्वम्‌ ] रक्षा किया 
गया, अभिरक्षित, प्ररक्षित, बचाया गया, - भ 1. रक्षा | 


प्रतिरक्षा, प्ररक्षा--आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमना- 
गसि--श० १११ रघु० १५।३ 2. शरण, सहारा, 
आश्रय-भट्रि ३।७०। 

आत (भू० क० कु) [त्ै+-क्त] 1. प्ररक्षित, बचाया गया, 
रक्षा किया गया । 

त्रापुष (वि०) (स्त्रो०--षो) [त्रपुष--अण्‌] रागे का बना 
आ। 

आत विर ) [जस्‌+घज्म] 1. चर, चलनशील 2. डराने 
वाला,--सः डर, भय, आतंक--अन्तः कज्चुकिकड्चु- 
कस्य विशति त्रासादयं वामन:--रत्ना० २1३, रघु० 
२।३८, ९।५८ 2. चौकन्ना करने वाला, भयभीत करने 
वाला 3. मणिगत दोष । 

त्रासन (वि०) [त्रस्‌-|-णिच्‌ +ल्युट] खौफ़नाक, डरावना, 
भयङ्कर,--नम्‌ डराने को क्रिया, डराना । 

त्रासित (वि०) [त्रस्‌ञ-णिच्‌+ क्त] डराया हुआ, आतंकित 
भयभीत । 

त्रि (सं० वि०--केवल ब० व०, कर्तु० पुं० त्रयः, स्त्री० 
ति्नः, नपुं० त्रीणि) तीन-त एव हि त्रयो लोकास्त एव 
जय आश्रमाः- मनु० २।२९९, प्रियतमाभिरसौ तिस्‌- 
भि्बेभौ --रघु० ९।१८, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय्‌ंतु- 
मती सती --मतु० ९।९०। सम० - अंशः 1. तिहाई 
भाग 2. तीसरा अंश,--अक्षः--अक्षकः शिव का एक 
विशेषण,--अक्षरः 1. ईश्वर द्योतक अक्षर 'ओम्‌' जो 
तीन अक्षरों से मिल कर बना हु--दे०'अ' में 2. जोड़ी 
मिलाने वाला, घटक (यह शब्द तीन वर्णों से मिल 
कर बना है) ,-अङ्कुटम्‌,-अङ्कागटम्‌ 1. वह तीन रस्सियाँ 
जिनके सहारे बहेँगी के दोनों पलड़े दोनों किनारों पर 
लटकते रहते हैँ 2. एक प्रकार का अंजन, सुर्मा, 
--अज्जलम्‌-लिस्‌ तीन अंजलि (मिला कर),-अधि- 
ष्ठानः आत्मा, अध्कगा,-- मार्गगा, _वत्मंगा गंगा 
नदी (तीनों लोकों में बहने वाली) के विशेषण, 
अम्बकः ('त्रियम्बक' भी, यद्यपि लौकिक साहित्य में 
प्रयोग विरल है) तीन आंखों वाला, शिव, त्रियम्बकं 
संयमिनं ददर्शं -- कु० ३।४४, जडीकृतस्त्र्यम्बकवोक्षणेन 
--रघु० २।४२, ३।४९, “सखः कुबेर का विशषण, 
--अम्वका पार्वती का विशेषण,--अब्द (वि०) तीन 
वर्ष पुराना (---ब्बम्‌) तीन वर्ष,--अज्ञीत (वि०) 
तिरासिवां,-अश्ोतिः (स्त्री ० ) तिरासी, अष्टन्‌ (वि०) 
चौबीस,-- अक्ष-- अख त्रिकोण, त्रिमुजाकार (-ख्रम ) 
तिकोन, त्रिभुज, - अहः तीन दिन का काल, - अहित 
(वि०) 1. तीन दिन में उत्पादित या अनुष्ठित 2. हर 
तीसरे दिन घटने वाला --(यथा बुखार) तैया,-ऋचम्‌ 
('तृचम्‌' भी) तीन ऋचाओं की समष्टि - मनु० 
८1१०६,- ककुद्‌ (पुं०) 1. त्रिकूट पहाड़ 2. विष्णु 
या कृष्ण,--कर्मन्‌ (नपुं०) ब्राह्मण के तीन मुख्य कतंव्य 


(इडर 


अर्थात्‌ यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, तथा दान 
देना ( -पुं०) जो इन तीन कर्मों को सम्पन्न करने 
में व्यस्त हो, ब्राह्मण,--कायः बुद्ध का नाम, "ण्कालम्‌ 
तीन काल अर्थात्‌ भूत, वर्तमानं और भविष्यत्‌ या तीन 
समय - प्रातः, मव्या ह्वै तथा सायम्‌ 2. क्रिया के तीन 
काल (भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌) “ज्ञ, 'दक्शिन | 
(वि०) सर्वेज्ञ,- कूटः सीलोन का एक पहाड़ जिस पर 
रावण की राजघानी लंका स्थित थी -शि० २।५, 
~-कू्चेकम्‌ तीन फलों का चाकू, कोण (वि०) 
त्रिभुजाकार, त्रिकोण बनाने वाला ( -"णः) 1. तीन 
कोन वाली आकृति 2. योनि, खट्वम्‌, नाखट्वी तीन 
खाटों का समूह, -गणः सांसारिक जीवन के तीन 
पदार्थो की समष्टि अर्थात्‌ धर्म, अथं और काम,---न 
वाघतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌--कि० १।११, दे० नी० 
'त्रिवर्ग',--गत (वि०) 1. तिगुना 2. तीन दिन में 
सम्पन्न, गर्ताः (व० व०) 1. भारत के उत्तरपड्चिम 
में एक देश, इसका नाम 'जलंघर' भी है 2. इस देश 
के निवासी या शासक,-गर्ता कामासक्त स्त्री, स्वैरिणी, | 
- गुण (वि०) 1. तीन डोरों से युक्त तगड़ी --ब्रताय ' 
मौजी त्रिगुणां बभार यां -कु० ५।१० 2. तीन बार 
आवृत्ति किया हुआ, तीन बार. त्रिविध, तेहरा, तिगुना 
- सप्त व्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य (दिनानि) --रघु० 
२।२५ 3. सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ नाम के तीन गुणों 
से युक्त, (- णम्‌) (सां० द० में) प्रधान (णा) 
(वेदा० द० में) 1. माया 2. दुर्गा का विशेषण 
_-चक्षुस्‌ (पुं) शिव का एक विशेषण, चतुर 
(वि०) (ब० व०) तीन या चार -गत्वा जवात्‌ 
त्रिचतुराणि पदानि सीता - बालरा० ६1३४,-- चत्वा- 
रिश (वि०) तेतालीसवाँ,--चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) 
तेतालीस,----जगत्‌ (नपुं०) - - जगती तीन लोक 1. स्व- 
गंलोक, अन्तरिक्षलोक तथा भूलोक या (२) स्वर्गलोक, | 
भूलोक, पाताललोक,- जरः शिव का एक विशेषण, | 
(जटा एक राक्षसी, जिसको रावण ने अशोकवाटिका | 
में सीता की देखरेख के लिए नियत किया था, जब | 
| 
| 


सीता वहाँ बन्दी के रूप में रक्खी गई । उस समय 
त्रिजटा ने स्वयं सीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार 
किया, तथा अपनी दूसरी सहचरियो को भी प्रेरित 
किया कि वह भी ऐसा ही करे,--जोवा,---ज्या तीन 
चिल्लो की त्रिज्या, या ९० कोटि, अर्घव्यास,- णता, | 
धनुष, -णव, --णबन्‌ (वि० ब० व०)३)८ ९, नौ का | 
तिगुना अर्थात सत्ताइस, तक्षम्‌,--तक्षी तीन बढ़इयों 
का समूह, --दण्डम्‌ 1. (संसार से विरक्त) संन्यासी के | 
तीन डंडों को वांधकर एक किया हुआ 2. तिगुना संयम | 
"अर्थात्‌ मन, वाणी और कर्म का, ( डः) एक | 
धर्मनिष्ठ संन्यासी की अवस्था--दण्डिन्‌ (पुं०) घमे- 


) 


निष्ठ साधु या संन्यासी जिसने सांसारिक विषय वास- 
नाओं का त्याय कर दिया है, और जो अपने दहिने 
हाथ में तीन-दंड (एक जगह मिला कर बंधे हुए) 
रखता हे 2 जिसने अपने मन, वाणी और शरीर को 
वश में कर लिया है--तु ० वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः काय- 
दण्डस्तथैव च,यस्येते निहिता बुद्ध त्रिदण्डीति स उच्यते- 
मनु० १२।१०,--दशाः (ब० व०) 1. तीस 2. तेतीस 
देवता, (--झः) देवता, अमर--कु० ३1१, “अंकुदः 
“आयुधम्‌ इन्द्र का वज--रघु० ९५४, °अधिपः, 
“वरः "पतिः इन्द्र के विशेषण, “अध्यक्षः विष्णु का 
एक विशेषण, “अरिः राक्षस, “आचार्य: बृहस्पति का 
विशेषण, “आलय:, “आवासः 1. स्वर्ग 2. मेरु पर्वत, 
आहारः देवताओं का भोजन, गुरु: बृहस्पति का 
विशेषण, "गोपः एक प्रकार का कीड़ा, वीरबहूटी 
(इन्द्रगोप) --श्रह्धधे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव 
कृष्णवर्त्मनि --रघु० ११।४२, “मंजरी तुलसी का पौधा, 
“वधू, “वनिता अप्सरा या स्वर्ग की देवी--कैलासस्य 
त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः--मेघ० ५८, वर्त्मन्‌ 
आकाश,--दिनम्‌ तीन दिनों की समष्टि,--दिवम्‌ 
1. स्वर्ग, त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग:--कु० १।२८, 
श० ७।३ 2. आकाश, पर्यावरण 3. प्रसन्नता, *अधीश्ः 
जशः 1. इन्द्र का विशेषण 2. देवता, °उद्भूवा गंगा, 
"ओकस्‌ (पुं ) देवता- दृश (पुं०) शिव का एक 
विशेषण --दोषम्‌ शरीर में होने वाले तीनों दोष 
अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ,-- धारा गंगा,- णयनः 
(नयनः) --नेत्र:---छोचनः शिव के विशेषण --रघु ० 
३।६६, कु० ३।६६, ५७२,--नवत (वि०) तिरानवेवाँ, 
~ नवतिः (स्त्रीश) तिरानवे,--पञ्च (वि०) तीन- 
गुना पाँच अर्थात्‌ पन्द्रह, - पञ्चाश (वि०) तरेपनवाँ, 
~` पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) तरेपन,- पटुः काच, पताकः 
1. हाथ जिसको तीन अंगुलियाँ फली हुई हों 2. त्रिपुंड 
तिलक लगा हुआ मस्तक,--पत्रकम्‌ ढाक, पथम्‌ 
तिराहा, अर्थात्‌ द्युलोक, अन्तरिक्ष तथा भूलोक, या 
आकाश, भूलोक तथा पाताल 2. वह स्थान जहाँ तीन 
सड़कें मिलती हों, “गा गंगा का विशेषण-- घृतसत्पथ- 
स्त्रिपथयामभित स तमारुरोह पुरुहतसुत:--कि० ६।१, 
अमरु ९९, --पदम्‌, - पदिका तीन पेर वाला,--पदी 
1. हाथी का तंग--नासत्करिणां ग्रैवं त्रिपदीच्छेदिना- 
मपि--रघु० ४।४८ 2. गायत्री छन्द 3. तिपाई 
4. गोवापघी नाम का पौवा,- पर्णः ढाक का पेड 
~ षाद (वि०) 1. तीन पैरों वाला 2. तीन खण्डो से 
युक्त, तीन चौथाई,-रघु० १५।९६ 3. त्रिनाम (पुं०) 
वामनावतार भगवान्‌ विष्णु का विशेषण,--पुट (वि०) 
त्रिभुजाकार (-टः) 1. त्राण 2. हथेली 3. एक हाथ 
परिमाण 4. तट या किनारा,--युटकः त्रिकोण, त्रिभुज, 


( ४४१ 


--पुटा दुर्गा का विशेषण,---पुण्डुम्‌,-- पुण्डकस्‌ चन्दन, 
राख या गोबर से बनाई हुई तीन रेखाएँ,--पुरं 1. तीन 
नगरों का समूह 2. द्युलोक, अन्तरिक्ष और भूलोक में 
मय राक्षस द्वारा बनाये गये सोने, चाँदी और लोहे के 
३ नगर (देवताओं की प्रार्थना पर यह तीनों नगर-- 
उनमें रहने वाळे राक्षसों समेत शिव जी द्वारा जला 
दिये गये) --कु० ७४८, अमरु २, मेघ० ५६ भर्तु० 
२।१२३, (रः) इन नगरों का अधिपति राक्षस “अन्तकः 
अरिः, "घ्नः, दहनः द्विष्‌, (पुं०) हरः शिव के 
विशेषण--भतृं० २।१२३, रधु० १७९४, दाह: 
तीन नगरों का जलाया जाना--कि० ५।१४, (-री) 
जबलपुर के निकट एक नगर जो पहले चेदिदेश के 
राजाओं की राजधानी था 2. एक देश का नाम,--पौरुष 


(वि०) तीन पौढ़ियों से सम्बन्ध रखने वाला, या तीन | 


पोढ़ियों तक जलने वाला,--प्रस्रुतः वह हाथी जिससे 
मद का स्राव हो रहा हो,--फला तीन फलों (हरइ, 
बहेडा और आँवला) का संघात,--बलिः,-_ बली, 
बलिः, बली स्त्री की नाभि के ऊपर पड़ने वाले 
तीन बल (जो सौन्दयं का चिह्न समझे जाते हैँ) 
--क्षामोदरोपरिलसत्त्रिवलोलतानाम्‌--भतु ० १।९३, 
८१, तु० कु० १।३९,--भद्रम्‌ स्त्रीसहवास, मैथुन, 
स्त्रीसम्भोग,--भुजम्‌ त्रिकोण,--भुवनम्‌ तीन लोक 
--पुण्य या यास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चेण्डीइवरस्य--मेघ० 
३३, भर्तु० १।९९,--भूमः तिमंजिला महल,--मार्गा 
गया --कु० १।२८,--मुकुटः त्रिकूट पहाड,---मुखः बुद्ध 
का एक विशेषण, --मूतिः हिन्दुओं के त्रिदेव--ब्रह्मा, 
बिण्गु और महेश का संयुक्त रूप --कु० २।४,--यष्टिः 
तीन लड़ों का हार,--यामा रात्रि (तीन पहर वाली 
आरम्भ और अन्त का आधा आधा पहर इससे 
पृथक्‌ है) -संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 
-मेघ० १०८. कु० ७२१, २६, रघु० ९।७०, विक्रम० 
३।२२,---योनिः तीन कारणों (क्रोध, लोभ, और मोह) 
से होने वाला अभियोग,--रात्रम्‌ तोन रातों (तथा 
दिनों) का समप्र,--रेखः शंख,--लिंग (वि०) तीनों 
छिंगों में प्रयुक्त अर्थात्‌ विशेष, (गः) एक देश जिसे 
तैलंग कहते हैं, (गी) तोनों छिंगों को समष्टि,--लोकम्‌ 
तीनों संसार, ९ईश्ः सूयं “नाथ: तीनों लोकों का स्वामी, 
इन्द्र का विशेषण रघु० ३।४५ 2. शिव का विशेषण 
--कु० ५।७७ (--की) तीनों लोकों की समष्टि, 
विश्व --सत्यामेव त्रिलोकी सरिति हरशिरब्चुम्बिनी 
बिच्छटायाम्‌--भर्तु० ३।९५, शा० ४२२,--वर्गः 
1. सांसारिक जीवन के तीन पदार्थ---अर्थात्‌ धर्म, अर्थ 
और काम -कु० ५।३८2. तीन स्थितियाँ | 
स्थिरता और वृद्धि क्षय स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गो 
नीतिवेदिनाम्‌ --अमर०,_वर्णकम्‌ पहले तीन वर्णो 


५६ 


) 


(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) का समाहार,--बारम्‌ 
(अव्य०) तीन वार, तीन मतंबा,--विक्रम्नः वामना- 
वतार विष्णु, --विद्यः तीनों वेदों में व्युत्पन्न ब्राह्मण 
--विध (वि०) तीन प्रकार का, तेहरा,--विष्टपम्‌, 
--पिष्टपम्‌ इन्द्रलोक, स्वर्गे, त्रिविष्टपस्येव पति 
जयन्तः--रघु० ६।७८, “सद्‌ (पुँ०) देवता--वेणिः, 
--णी (स्त्री) प्रयाग के निकट त्रिवेणी संगम जहाँ 
गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं,--वैदः तीनों 
वेदों में निष्णात ब्राह्मण, - शडकुः अयोध्या का विख्यात 
सूर्य वंशी राजा, हरिशचन्द्र का पिता (त्रिशंकु बुद्धिमान्‌ 
घर्मात्मा और न्याय-परायण राजा था, परन्तु उसमें 
यह एक बड़ा दोष था कि वह अपने व्यक्तित्व को 
बहुत प्रेम करता था । उसने इसी शरीर से स्वर्ग 
जाने की इच्छा से यज्ञ करना चाहा, फलतः उसने 
अपने कुलगुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्रार्थना की, 
परन्तु जब उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार न किया 
तो उसने उनके १०० पुत्रों से प्रार्थना की, परन्तु 
उन्होंने भी इसके प्रस्ताव को बेहूदा बता कर ठुकरा 
दिया । त्रिशंकु ने उन सबको कायर और नपुंसक 
कहा, और इसके बदले उन्होंने उसे 'चाण्डाल बनने 
का झाप दे दिया । जव त्रिशंकु की ऐसी दुर्दशा हुई 
तो विश्वामित्र ने जिसका परिवार एक दुर्भिक्ष के समय 
त्रिशंकु का आभारग्रस्त हो गया था--उसका यज्ञ 
सम्पन्न कराना स्वीकार कर लिया । उसने यज्ञ में 
देवताओं का आवाहन किया ---जब देवता यज्ञ में न 
आये तो विश्वामित्र ने करुद्ध हो अपनी शक्ति से त्रिशंकु 
को इसी शरीर से ऊपर स्वर्ग में भेजा । त्रिशंकु 
ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया और आकाञमण्डल 
से जा टकराया । वहाँ इन्द्र तथा दूसरे देवताओं ने उसे 
सिर के बल. धकेल दिया । तो भी तेजस्वी विश्वा- 
मित्र ने नीचे आते हुए त्रिशंकु को बीच ही में "त्रिशंकु 
वहीं ठहरो' कह कर रोक दिया । फलतः भाग्यहीन 
राजा सिर के बल वहीं दक्षिणगोला में नक्षत्रपुंज के 
रूप में अटक गया । इसीलिए यह लोकोक्ति ('त्रिश- 
इकुरिवान्तरा तिष्ठ' श० २ प्रसिद्ध हो गई) 2. चातक 
पक्षी 3. बिल्ली 4. टिट्टा 5. जुगणू, "जः हरिश्चन्द्र का 
विशेषण, याजिन्‌ (पु०) विश्वामित्र का विशेषण, 
--शत (वि०) तीन सौ (तम्‌) 1. एक सौ तीन 
2. तीन सौ, - झिखम्‌ 1. त्रिशूल 2. (त्रिशाख) किरीट 
या मुकुट, झिरस्‌ (पुं०) एक राक्षस जिसको राम ने 
मारा था,---शूलम्‌ तिरसूल, "अंकः "धारिन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण,---शूलिन्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, 
--श्युद्धूः त्रिकूट नाम का पहाड, षष्टिः (स्त्री०) 
तरेसठ,--सन्ध्यम्‌,-- सन्ध्यी दिन के तीन काल अर्थात्‌ 
प्रातः, मध्याह्न और सायम्‌,-सन्ध्यम्‌ (अव्य०) तीनों 


(. डर.) 


संध्याओं के समय,---सप्तत वि०) तिहत्तरवाँ,-सप्ततिः 
तिहत्तर,-सप्तन्‌-सप्त (वि० व० व०) तीन बार सात 
अर्थात्‌ २१- साम्यस्‌ तीनों (गुणों) का साम्य,-स्थली 
तीन पवित्र स्थान---अर्थात्‌ काशी, प्रयाग और गया, 
-्रोतस्‌ (स्त्री०) गंगा का विशेषण-त्रिस्रोतसं वहति 
यो गगनप्रतिष्ठाम्‌-स० ७1६, रधु० १०६६३, कु० ७1१६ 
--सोत्थ,--हल्य ( वि० ) (खत आदि) तीन बार 
जोता हुआ,-- हायण (वि०) तीन वर्ष का । 

त्रिय (वि०) (स्त्री०-शी) [ त्रिशत्‌ृ+डट्‌ ] 1. तीसवाँ 
2. तीस से जुड़ा हुआ, उदा० त्रिशं शतं-'एक सौ तीस' 
3. तीस से युक्त । 

त्रिक (वि०) | त्रिश--कन्‌] 1. तीस से युक्त 2. तीस के 
मूल्य का या तीस में खरीदा हुआ । 

त्रिशत्‌ (स्त्री०) [ त्रयोदशतः परिमाणमस्य नि० | तीस, 
-+पत्रम सूर्योदय के साथ खिलने वाला कमल । 

जिंशकस्‌ [ त्रिशत्‌ - कन्‌ ] तीस की समष्टि, तीस का 
समाहार । 

त्रिक (वि०) | त्रयाशां संघः--कन्‌ ] 1. तिगुना, तेहरा 
2. तिगड्डा बनाने वाला 3 तीन प्रतिशत,--कम्‌ 
1. तिगड्डा 2. तिराहा 3. रीढ़ की हड्डी का निचला 
भाग, कूल्हे के पास का भाग --त्रिके स्थूलता--पंच० 
१।१९०, कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः - रघु» ६।१६ 
4, कन्धे की हड्डियों के बीच का भाग 5. तीन 
मसाले -- (त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद),--का रस्सी के 
आने जाने के लिए कुएँ पर लगाई हुई लकड़ी की 
गिर्डी । 

त्रितय (वि०) (स्त्री०-यी) [त्रयोऽवयवा अस्य-- त्रिञ- 

तयप्‌] तीन भागों वाला, तिगुना, तीन तह का 

तिगड्डा, तीन का समूह- श्रद्धा वित्तं विधिइचेति त्रितयं 
तत्समागतम्‌ --श० ७।२९, रघु० ८।७८, याज्ञ 
३।२६६ । 

त्रिधा (अव्य०) [त्रिञ-घाच्‌] तीत प्रकार से या तीन भागों 
में, कु० ७।४४, भग० १८।१९। 

त्रिस्‌ (अव्य०) [त्रिञ-सुच्‌] तीसरी बार, तीन बार । 

्ुटू (दिवा० तुदा० पर त्रुटति, त्रुटति, त्रुटित) फाडनां, 
तोड़ना, टुकड़े २ करना, तड़कना, फिसल जाना 
(आलंभी ०) ---गद्गदगलत्त्र्युट्यद्विलीनाक्षरम्‌ - भरते ० 
३।८, १।९६, अयं ते बाष्पौषस्त्रुटित इव मुक्तामणि- 
सरः--उत्तर० १।२९। 

त्रुटिः,-ठो (स्त्री०) [ त्रुट्‌त-इन कित्‌, त्रुटि+डीष ] 
1. काटना, तोड़ना, फाडंना 2. छोटा हिस्सा, अणू 
3. समय का अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर, १/४ क्षण या २ 
छव 4. सन्देह, अनिश्चितता 5. हानि, नाझ 6. छोटी 
इलायची (पौषा) । 

रेता [त्रीन्‌ भदान्‌ एति प्राप्तोति--पृषो ० साधुः] 1. तिकड़ी 


त्रिक 2. तीन यज्ञाग्तियों का समाहार -मनु० २।२३१, 
रघु० १३।३७ 3. पासे को विशेष ढंग से फंकना, तीन 
का दाँव फेंकना-त्रेताहृतसर्वेस्वः- मृच्छ० २।८ 
4. हिन्दुओं के चार युगों में दूसरा--दे० युग । 

त्रेधा (अव्य०) [ त्रिञएघाच्‌ | तिगुनेपन से, तीन प्रकार 
से, तीन भागों में--तदेकं सतूत्रेधाख्यायते शत० 
(नमः) तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने--रघु० १०।१६। 

त्रे (भ्वा० आ० त्रायते, त्रात या त्राण) रक्षा करना, प्रर- 
क्षित रखना, बचाना, प्रतिरक्षा करना (प्रायः अपा० 
के साथ) क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो 
भुवनेषु रूढः- -रघु० २।५३, भग० २।४०, मनु० ९। 
१३८, भट्टि० ५।५४, १५।१२०, परि--, बचाना, परि- 
त्रायस्व परित्रायस्व (नाटकों में) । 

कालिक (वि०) (स्त्री०- कौ) [जतिकाल+ठज्म] तीन 
कालों से (भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌) सम्बद्ध । 

त्रेकाल्यम्‌ [त्रिकाल +-ष्यञ्ञ्‌ ] तीन काल अर्थात्‌--भूत, वर्त- 
मान तथा भविष्यत्‌ । 

अगुणिक (वि०) [त्रिगुण+-5क्‌| तिगुना, तेहरा । 

जरगुष्यम्‌ [त्रिगुण +-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. तिगुनापन, तीन धागों या 
गुणों का एकत्र होने का भाव 2. तीन मृणों का समा- 
हार 3. तीन गुणों (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) की समष्टि 
~नेगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते-मालवि ० 
१1४ । 

त्रेपुरः [ त्रिपुर--अण्‌ ] 1. त्रिपुर नाम का देश 2. उस देश 
का निवासी या शासक । 

त्रेमातुरः [जिमातृ +-अण्‌, उत्वम्‌] लक्ष्मण का विशेषण ! 

अमासिक (वि०) (स्त्री०-की) [ त्रिमास--ठज्य ] 
1. तीन मास पुराना 2. तीन महीने तक ठहरने वाला, 
या हर तीन महीने में आने वाला 3. तिमाही । 

त्रैराशिकम्‌ [ त्रिराशि+-ठञ्ञ्‌ ] (भणित) तीन ज्ञात राशियों 
के द्वारा चौथी अज्ञात राशि निकालने की रीति । 

त्रेलोक्थम्‌ [ त्रिलोकी +-ष्यञञ ] तीन लोकों का समाहार 
-~-रघु० १०।५३ । 

त्रैबणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ त्रिवर्ण--ठव्य ] पहले 
तीन वर्षो से संबंध रखने वाला । 

त्रेविक्रम (वि०) [ त्रिविक्रम+-अण्‌ ] त्रिविक्रम या विष्णु 
से सम्बन्ध रखने बाला ।--रघु० ७।३५ । 

त्रविद्यम्‌ [ त्रिविद्या‡भण्‌ ] 1. तीनों वेद 2. तीनों वेदों 
का अध्ययन 3. तीन शास्त्र-शयः तीनों वेदों में निष्णात 
ब्राह्मण--भग० ९।२० । 

जेविष्टपः, त्रैविष्टपेयः [ त्रिविष्टप-{-अण्‌, ढक्‌ वा ] देवत! । 


| त्रैशङ्कबः [ त्रिशङ्कु + अण्‌ | त्रिशंकु के पुत्र हूरिइन्द्र का 


विशेषण । 
त्रोटकम्‌ [त्रुट+णिच्‌ 1-ण्वुल्‌| नाटक का एक भेद-सप्ताष्ट 
नवणञ्वाङ्कु दिम्यमानूषसश्यम्‌, त्रोटकं नाम तत्पराहु 


( ४४३ ) 


प्रत्येक सविदूषकम्‌--सा ० द० ५४०, उदा० कालिदास शीश्रता कराना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित 
का विक्रमोवशी । करना । 
त्रोटिः (स्त्री०) [ त्रुट्‌+-इ ] चोंच, चंचु। सम०--हस्तः | त्वरा, त्वरिः (स्त्री०) [ त्वरु--अड +टापू, त्वर--इन्‌ ] 
पक्षी । शीघता, क्षिप्रता, वेग--औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा 
त्रोत्रम्‌ [ त्रे+-उत्र ] पशुओं को हांकने की छड़ी । व्यावर्तमाना ह्लिया--रत्ना० १1२ । 
त्वक्ष्‌ (म्वा० पर० त्वक्षति, त्वष्ट) कतरना, बक्कल | त्वरित (वि०) [त्वर्‌--क्‍्त] शीक्षगामी, फुर्तीला, वेगवान्‌, 
उतारना, छीलना। . "तम्‌ शोधता करना, जल्दी करना (अव्य०) जल्दी 
त्वङ्कारः [ त्वम्‌ --कृ +-अण्‌ ] निरादर सूचक 'तू' शब्द से से, तेजी से, वेग से, शीघ्रता से ! 
संबोधन करना । | त्वष्दू (पुं०) [ त्वक्ष्‌-तृच्‌ ] 1. बढ़ई, निर्माता, कारीगर 
त्वङ्ग (म्वा० पर० त्वद्भति) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा [ पौराणिक कथा के 
2. कूदना, सरपट दौड़ना 3. कांपना । अनुसार त्वष्दू अग्निदेवता माना जाता है, उसके 
त्वच्‌ (स्त्री०) [ त्वच्‌ +-क्विप्‌ ] 1. खाल (मनुष्य, साँप | - त्रिशिरा नाम का पुत्र तथा संज्ञा नाम की पुत्री थी । 
आदि की) 2. (गौ, हरिण आदि का) चमड़ा -रधु० | संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हो गया - परन्तु संज्ञा 
३।३१ 3. छाल, वल्कल--कु० १।७, रघु० २।३७, अभने पति के दारुण तेज को सहन न कर सकी, फलतः 
१७।१२ 4. ढकना, आवरण 5. स्पर्शज्ञान | सम ०-अडकुरः त्वष्टा बे सूर्ये को खैराद पर रख कर उसके प्रभा-मंडल 
रोमांच होना,-इन्द्रियम्‌ स्पर्शेन्द्रिय,--कण्ड्रः फोड़ा, को सावधानी से काट-छांट कर परिष्कृत कर दिया 
“भनन्‍्धः सन्तरा,-छेदः चमड़ी में घाव, खरोच, रगड़, | (तु० रघु० ६।३२--आरोप्य चक्रञ्रमिमुष्णतेजास्त्व- 
अम्‌ 1. रुधिर 2. बाल (शरीर पर के),--तरङ्भकः प्ट्रेव यत्तोल्लिखितो विभाति --उस बची हुई कतरन 
झुर्री,--त्रम्‌ कवच, त्वकृत्रं चाचकचे वरम्‌--भट्टि० से विष्णु का चक्र तथा शिव जी का त्रिशूल एवं देव- 
१४।९४,--दोषः चर्मरोग, कोढ़,--पारुष्यम्‌ चमड़ी का ताओं के अन्य शस्त्र बनाये गये) । 
रूलापन,--पुष्पः रोमांच,-सारः (त्वचि सारः) बांस, | त्वादृस्‌, त्वादृश (स्त्री०--शी) [ त्वमिव दृश्यते--युष्मद्‌ 
त्वक्साररन्ध्रपरिपूरणलब्धगीति:--शि० ४।६१,-सुगंघ न दृश्‌ + विविन्‌, कञ्‌ वा, स्त्रियां डीप्‌ ] तुझ सरीखा, 
संतरा । तेरी तरह का--मेघ० ६९ | 
त्वचा [ तवच्‌ +-टाप्‌ ] दे० त्वच्‌ । त्विष्‌ (म्वा० उभ० त्वेषति-ते) चमकना, जगभगाना, 
त्वदीय (वि०) [ युष्मद्‌ -छ, त्वत्‌ आदेशः ] तेरा, तुम्हारा दमकना, दहकना । 
--रघु० ३५० | त्विष्‌ (स्त्री०) [ त्विष्‌ +-क्विप्‌ ] 1. प्रकाश, प्रभा, दीप्ति, 
त्वद्‌ [ युष्मदः त्वद्‌ आदेशः समासे ] (मध्यम पुरुष का चमक-दमक चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा--शि० ११३, 
रूप जो कि बहुधा समास में प्रथम पद के रूप में ९।१३, रघु ० ४।७५ रत्ना० १।१८ 2. सौन्दर्यं 3. अधि- 
पाया जाता हे --उदा० त्वदधीन, त्वत्सादृश्यम्‌ कार, भार 4. अभिलाष, इच्छा 5. प्रथा, प्रचलन 
आदि । न 6. हिसा 7. बक्तृता। सम०--ईक्षः (त्विषां पतिः} 
त्वद्व (वि०) [ तव इव विधा प्रकारो यस्य ] तेरी तरह, सूर्य । 
तुम्हारी भांति । त्विषिः [ त्विष्‌ --इन्‌ ] प्रकाश की किरण । 
त्वर्‌ (म्वा० आ० त्वरते, त्वरित) शीघ्रता करना, जल्दी | त्सरुः [ त्सर्‌ 4-उ | 1. रेंगने वाला जानवर 2. तलवार या 
करना, वेग से चलना, फुर्ती से कार्य करना--भवान्सुह- किसी अन्य हथियार की मूठ- सुप्रग्रविमलकलघौत- 
दर्थे त्वरताम्‌ --मालवि० तया नानुनेतुमबलाः स तत्वरे त्सरुणा खड्गेन--वेणो० रे, त्सरुप्रदेशादपवजिताङ्ग: 
रघु १९।३८,--प्रेर० त्वरयति--जल्दी कराना, -कि० १७।५८, रघु० १८।४८। 
र 
थः [ युड्‌ +ड ] पहाड,-- यम्‌ 1. रक्षा, प्ररक्षा 2. त्रास, | क्रिया करते समय होती है । 
भय 3. मांगलिकता । थुर्वं (म्वा० पर० थूवंति) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना। 
थुड्‌ (तुदा० पर०--थुडति) 1. ढकना, पर्दा डालना | थूत्कारः, थूत्कृतम्‌ [ थूत्‌+-कृ+-अण्‌, क्त वा ] “ ही की 
2. छिपाना गुप्त रखना । ध्वनि जो थूकने को क्रिया करते समय होती हूँ । 
थुडनम्‌ [ थुड्‌ +-ल्युट्‌ | ढकना, लपेटना । येथे (अव्य०) किसी संगीत-वाच-यंत्र की अनुकरथात्सक 


थुत्कारः [ थुत्‌ृ+-क-अण्‌ | 'थुत्‌' ध्वनि जो थूकने की ध्वनि । 


( डॅड ) 


द्‌ 


द (वि०) [दि--दो या दा--क] (प्रायः समासान्त प्रयोग) 
देने वाळा, स्वीकार करने वाळा, उत्पादन करने वाला, 
पैदा करने वाला, काट कर फेंकने वाला, नष्ट करने 
वाला, दूर करने वाला--यथा धनद, अन्नद, गरद, 
तोयद, अनलद आदि, - दः 1. उपहार, दान 2. पहाड़, 
--दम्‌ पत्नी,--दा 1. गर्मी 2. पश्चात्ताप । 
(भ्वा० पर०--दशति, दष्ट--इच्छा० दिदडक्षति) 
काटना, डंक मारना--भट्टि ० १५४, १६1१९, मृणा- 
लिका अदशत्‌ का० ३२, खा लिया, कुतर लिया, 
उप -, चटनी, अचार आदि खाना---मूलकेनोपदश्य 
भुङक्ते-सिद्धा ०, सम्‌ --,1. काटना, डंक मारना - - संद 
ष्टाघरपल्लवा -अमरु ३२ 2. चिपटना, संलग्न रहना, 
या चिपके रहना ---उरसा संदष्टसपंत्वचा-- श० ७:११, 
३।१८, संदष्टवस्त्रेव्वबलानितम्बेषु-- रघु० १६।६५, 
४८1 
[दंश्‌ तघडा,] 1: काटना, डंक मारना -- मुस्धे विधेहि 
मयि निर्दयदन्तदंशम्‌ ---गीत० १० 2. साँप का डंक 
3. काटना, काटा हुआ स्थान--छेदो दंशस्य दाहो वा 
--मालवि० ४।४ 4. काटना, फाड्ना 5. डांस, एक 
प्रकार की बड़ी मक्खी---रघु० २।५, मनु० १।४०, 
याज्ञ० ३२१५ 6. त्रुटि, दोष, कमी (मणि आदि की) 
7. दाँत 8. तीखापन 9. कवच 10. जोड़, अंग । सम० 
--भीरुः भैसा । 
दंशकः [दंश्‌ +-ण्वूल्‌ | 1. कुत्ता 2. बड़ी मक्खी 3. मक्खी । 
दंशनम्‌ [ दंश्‌-+ल्यूद ] 1. काटने या डंक मारने की क्रिया 
~~उदा० दष्टाश्च दंशनैः कान्तं दासीकुरवेन्ति योषितः 
--सा० द० 2. कवच. जिरहबरुतर--शि० १७।२१। 
दंशित (वि०) [दंश्‌ ।-क्त] 1. काटा हुआ 2. धृतकवच, 
कवच से सुसज्जित । 
दशिन्‌ (पुं०) [दंश्‌ +-णिनि] दे० 'दंशक' । 
दंशी [दंश+-डीष्‌] छोटा डांस या वनमाखी । 
दंष्ट्रा [ दंश्‌ +-ष्ट्रन्‌न-टाप्‌ | बड़ा दाँत, हाथी का दाँत, 
विषैला दांत, प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदष्ट्राङ्कुरात्‌ 
-~भ्ुँ० २।४, रघु० २।४६, दंष्ट्राभंगं मृगाणामधि- 
पतय इव व्यक्तमानावलेपा, नाज्ञाभङ्गं सहन्ते नृवर 
नृपतयस्त्वादृशाः सार्वभौमाः--मुद्रा० ३।२२। सम० 
~-अस्त्रः, आयुधः जंगली सूअर,-- कराल (वि०) 
भयंकर दाँतों वाला,--विषः एक प्रकार का साँप । 
-दष्ट्राल (वि०) [दंष्ट्रा-ल] बड़े बड़े दाँतों वाला । 
दंष्ट्रिन्‌ (१०) | दंष्ट्रा {-इनि ] 1. जंगली सूअर 2. साँप 
3. लकड़बग्धा । 
दक्ष (वि०) [ दक्षु +अच्‌ ] योग्य, सक्षम, विशेषज्ञ, चतुर, 
कुशल,-नाट्ये च दक्षा वयम्‌--रत्ना० १।६, मेरौ स्थिते 
दोग्बरि दोहदक्षे --कु० १।२, रघु? १२।११ 2. उचित 


दंश्‌ 


Fs 


दंशः 


उपयुक्त 3. तैयार, खबरदार, सावधान, उद्यत--याज्ञ ० 
१॥७६4. खरा ईमानदार,-क्षः 1. विख्यात प्रजापति का 
नाम [दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के उन दस पुत्रों में से एक 
था जो उसके दाहिने अंगूठे से पैदा हुआ था । मानव 
समाज के पितृपरक कुलो का वह प्रधान था, कहते हैं 
उसके बहुत सी कन्याएँ थीं, जिनमें से.२७ तो नक्षत्रों 
के रूप में चन्द्रमा की पत्नी थीं और १३ कश्यप की 
पत्नियाँ थीं। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का 
आयोजन किया, परन्तु उसमें उसने न अपनी पुत्री सती 
को आमन्त्रण दिया और न अपने जामाता शिव को 
बुलाया । फिर भी सती यज्ञ में गई, परन्तु वहाँ अप- 
मानित होने के कारण वह जलती आग में कूद कर 
भस्म हो गई। जब शिव ने यह सुना तो वह बड़े 
उत्तेजित होकर उसके यज्ञ में गये, और यज्ञ का पूर्णतः 
विनाश कर दिया। कहते हैं, कि फिर भी शिव ने 
दक्ष (जिसने मृग का रूप धारण कर लिया था) का 


पीछा किया और उसका सिर काट डाछा। बाद में 
शिव ने उसे पुनः जिला दिया। तब से लेकर दक्ष 
देवताओं की प्रभुता स्वीकार करने लगा । दूसंरे 


मतानुसार जब शिंव बहुत उत्तेजित हुए तो उन्होंने 
अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और बलपूर्वक उसे 
जमीन पर पटक दिया, वहाँ से तुरन्त एक राक्षस 
निकला और शिव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा । 
उसे दक्ष के यज्ञ में जाकर उसके यज्ञ को नष्ट करने 
को कहा गया--तब वह बलवान्‌ राक्षस कुछ गणों को 
(उपदेवों को) साथ लेकर यज्ञ में गया और वहाँ 
उपस्थित देवों तथा पुरोहितों का काम तमाम कर 
दिया। एक और मतानुसार दक्ष का सिर स्वयं शिव ने 
काटा था] 2. मुर्गा 3. आग 4. दिव का बेल 5. बहुत 
सी प्रेमिकाओं में आसक्त प्रेमी 6. शिव का विशेषण 
7. मानसिक शक्ति, योग्यता, धारिता । सम० 
-_अध्वरध्वंसकः--क्रतुध्वंसिन्‌ (पु) शिव के विशे- 
षण,-- कन्या,--जा,--तनया 1. दुर्या का विशेषण 
2. अश्विनी आदि नक्षम,-- सुतः देवता । 
दक्षाम्यः [दक्ष्‌ + आय्य] 1. गिद्ध 2. गरुड़ का विशेषण । 
दक्षिण (वि०) [दक्ष + इनन्‌] 1. योग्य, कुशल, निपुण, 
सक्षम, चतुर 2. दायां, दाहिना (विप० बायाँ) 
3. दक्षिण पारव में स्थित 4' दक्षिण, दक्षिणी जैसा कि 
दक्षिणवायु, दक्षिणदिक्‌ में 5. दक्षिण में स्थित 
6. निष्कपट, खरा, ईमानदार, निष्पक्ष 7. सुहावना 
सुखकर, रुचिकर 8. शिष्ट, नागर 9. आज्ञानुवर्ती, 
वशवर्ती 10. पराश्चित,--णः 1. दायाँ हाथ या बाजू 
2. शिष्ट व्यक्ति, एसा प्रेमी (नायक) जिसका मन 
अन्य नायिका द्वारा हर लिया गया हे परन्तु फिर भी 


te) 


वह केवल एक ही प्रेयसी में अनुरक्त है 3. शिव या 
विष्णु का विशेषण । सम०-- अग्निः दक्षिण की ओर 
स्थापित अग्नि, इसको 'अन्वाहायंपचन' भी कहते 


दग्ध 


ह,--अग्र (वि०) दक्षिण की ओर संकेत करता हुआ, ` 


"अचल: दक्षिणी पहाड़ अर्थात्‌ मल्यपर्वत,--अभिमुख 
(वि०) दक्षिण की ओर मुंह किये हुए, दक्षिणोन्म्‌ख, 


~¬¬अयनम्‌ भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की : 
प्रगति, वह आधावर्ष जब कि सूर्यं उत्तर से दक्षिण की . 
ओर बउता है, शरद्‌ की दक्षिणी अयन सीमा,--अर्घः | 
1. दायाँ हाथ 2. दाहिना या दक्षिणो पारवे,--आचार : 


(वि०) 1. ईमानदार, आचरणशील 2. पावन अनुष्ठान 
के अनुसार शक्ति का उपासक, -आश्ञा दक्षिण दिशा, 
पतिः यम का विशेषण, -इतर (वि०) 1. बायाँ 
(हाथ या पैर) कु० ४।१९ 2. उत्तरी (-रा) उत्तर 
दिशा,-उत्तर (वि०) दक्षिण उतर की ओर मुड़ा 
हुआ, वृत्तम्‌ मध्याह्न रेखा,--पश्चात्‌ (अव्य०) 
दक्षिण .पश्चिम की ओर,--पश्चिम (वि०) दक्षिण 
पश्चिमी, (-मा) दक्षिण पश्चिम दिशा,--पूव, --प्राच्‌ 
(वि०) दक्षिण पूर्वी,--पुर्वा,--प्राची दक्षिण पूर्व दिशा, 
“समुद्र: दक्षिणी सागर,-स्थः सारथि । 


दक्षिणतः (अव्य०) [दक्षिण+-तसिलू] 1. दाई ओर से या 


दक्षिण दिशा से 2. दाई ओर को 3. दक्षिण दिशा की 
ओर (सम्बं० के साथ) 4 


वञिणा (अव्य०) [दक्षिण+-आच्‌] 1. दाई ओर, दक्षिण 


की ओर 2. दक्षिण दिशा में (अपा० के साथ) [दक्षिण 
तीटाप्‌]--णा 1. (यज्ञादिक धार्मिक कृत्यों की पूर्णा- 
हुति पर) ब्राह्मणों को उपहार 2. दक्षिणा (जो प्रजा- 
पति की पुत्री तथा मूर्तरूप यज्ञ की पत्नी समझी जाती 
है-पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा-रघु० १। 
३१ 3. भेंट, उपहार, दान, शुल्क, पारिश्रमिक--प्राण- 
दक्षिणा, गुरुदक्षिणा आदि 4. अच्छी दुधार गाय, बहु 
प्रसवी गाय 5. दक्षिण दिशा 6. दक्षिण देश अर्थात्‌ 
दक्षिणभारत । सम०--अहुं (वि०) उपहार प्राप्त करने 
के योग्य या अधिकारी,--- आवतं (वि०) 1. दाई ओर 
मुड़ा हुआ 2. दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ,--कालः 
दक्षिणा प्राप्त करने का समय,--पथः भारत का 
दक्षिणी प्रदेश --अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌ -मा० १,--प्रवण (वि०) दक्षिणोन्मृख । 


दक्षिणाहि (अव्य०) [ दक्षिण+आहि | 1. दूर दाई ओर 


2. दूर दक्षिण में, के दाक्षण की ओर (अपा० के साथ) 
दक्षिणाहि ग्रामात्‌ --सिद्ध० । 


दक्षिणीय, दक्षिण्य (वि०) [ दक्षिणामहति--दक्षिणा--छ, 


यत्‌ वा ] यज्ञीय उपहार को ग्रहण करने के योग्य या 
अधिकारी जैसा कि ब्राह्मण । 


दक्षिणेन (अध्य०) [दक्षिण~-एनप्‌] को दाई ओर (कमं० 


छ दग्धिका 


दघ्न 


। दण्ड 


दण्डः 


या सम्बं० के साथ)--दक्षिणेम वृक्षवाटिकामालाप इव 
श्रूयते- श० १, दक्षिणेन ग्रामस्य । 

(भू० क० कु०) [दह्‌-क्त] 1. जला हुआ, आग में 
भस्म हुआ 2. (आलं०) शोकसंतप्त, सताया हुआ, 
दुःखी 3. दुभिक्षग्रस्त 4. अशुभ 5. शुष्क, नीरस, स्वाद- 
हीन 6. दुवृत्त, अभिशप्त, दुष्ट ('दुवंचन' सूचक शब्द, 
समास का प्रथम पद) नाद्यापि में दग्धदेहः पतति 
~-उत्तर० ४, अस्य दग्घोदरस्याथं कः कुर्यात्पातकं 
महत्‌--हि० १।६८, इसी प्रकार 'दग्घजठरस्याथे’ 
भतृं० ३।८। 

का [ दग्वन-कन्‌ --टापू, इत्वम्‌ ] मुर्मुरे, भुने हुए 
चावल । 

(वि०) (स्त्री०---घ्नी) ऊँचाई, गहराई या पहुँच 
की भावना को प्रकट करने के लिए संज्ञा शब्दो के 
साथ लगने वाला प्रत्यय--उरुदघ्नेन पयसोत्तीयं-का० 
३१०, कीलालव्यतिकरगुल्फदध्नप ङ्कुः (मागः) --मा ० 
३1१७, ५१४, याज्ञ० २।१०८। 

(चुरा० उभ० दण्डयति-ते, दण्डित) सजा देना, 
जुर्माना करना, मरम्मत करना, (१६ द्विकर्मक धातुओं 
में से एक घातु)--तान्‌ सहस्रं च दडण्येत्‌- मनु» 
९।२३४, ८1१२३, याज्ञ० २२६९, स्थित्यै दण्डयतो 
दण्ड्यानू--रघु० १४२५ । 

--डम्‌ [ दण्ड्‌ + अच्‌ ] 1. यष्टिका, डंडा, छड़ी, गदा, 
मुद्गर, सोटा--पततु शिरस्यकाण्ड यमदण्ड इवैष भुजः 
नाउमा? ५।३१, काष्ठदण्डः 2. राजचिह्व, राजसत्ता 
का प्रतीकरूप दण्ड-- आत्तदण्ड--श. ५।८ 3. उप- 
नयन संस्कार के समय द्विज को दिया गया इण्डा-तु० 
मनु ० २।४५-४७ 4. संन्यासी का डण्डा 5. हाथी की 
सूंड 6. (कमल आदि का) डंठल या वृन्त (छतरी 
आदि की) मूठ-ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः--दश०१ (आरंभिक 
इलोक ) ; राज्यं स्वहस्तघृतदंडमिवातपत्रम्‌--श० ५1६) 
कु० ७।८९, इसी प्रकार 'कमल दंड, आदि 7. पतवार, 
डांड 8. रई का डंडा 9. जुर्माना-मनु० ८।३४१, 
९।२२९, याहू २।२३७ 10. ताडन, शारीरिक दण्ड, 
सामान्य दण्ड--यथापराधदण्डानाम्‌--रधु० १।६, एवं 
राजापथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो राजा--मुद्रा० १, दण्डं 
दण्डचेयु पातयेत्‌--मनु० ८।१२६, कृतदण्डः स्वयं राज्ञा 
लेभे शूद्रः सतां गतिम्‌-रघु० १५५३ 11. कैद 
12. आक्रमण, हमला, हिसा, दण्ड--वाणित चार उपायों 
में से अन्तिम--दे० “उपाय” मनु० ७१०९, शि० 
२1५४ 13. सेना---तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्य- 
शिष्यत--रघु ० १७६२, मनु० ७1६५, ९।२९४, कि० 
२1१२ 14. संन्यव्प्रवस्था का एक रूप, व्यूह 15. वशी- 
करण, नियंत्रण, प्रतिबन्ध--वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः 
कायदण्डस्तर्थैव च, यस्येते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स 


( ४४६ ) 


उच्यते--मनु० १२1१० 16. चार हाथ के परिमाण 
का नाप 17. लिंग 18. धमंड 19. शरीर 20. यम का 
विशेषण 21. विष्णु का नाम 22. शिव का नाम 
23. सूर्य का सेवक 24. घोड़ा (अन्तिम पाँच अर्थो में 
'पुंल्लिग' है) । सम०--अजिनम्‌ 1. (भक्ति के बाह्य- 
सूचक) डण्डा और मृगछाला 2. (आलं०) पाखण्ड, 
छल, - अधियः मुख्य दण्ड।धिकरण,--अनीकम्‌ सेना 
की एक टुकडी,--तव हूतबतो दण्डानीकैविद भं पतेः 
श्रियम्‌ --मालवि० ५।२,--अपुपन्यायः 'न्याय' के अन्त- 
गंत दे०,--अहं (वि०) दण्ड दिये जाने के योग्य, दण्ड 
का भागी,--अलसिका हेजा,--आज्ञा दण्डित करने के 
लिए न्यायाधीश का वाक्य,---आहतम्‌ मठ्ठा, छाछ, 
-कर्मन्‌ (नयुं०) दण्ड देना, ताडना करना, --काकः 
पहाड़ी कौवा,-- काष्ठं लकडी का डण्डा या सोटा, 
ग्रहणम्‌ संन्यासी का दण्ड ग्रहण करना, तीर्थयात्री 
का डण्डा लेना, साधु हो जाना,-छदनम्‌ बरतन रखने 
का कमरा, -ढक्का एक प्रकार का ढोल,--दासः ऋण- 
परिशोध न करने के कारण बना हुआ सेवक, --देब- 
कुलम्‌ न्यायालय, - धर,--धार (वि०) 1. डण्डा रखने 
वाला, दण्डघारी 2. दण्ड देने वाला, ताडना करने 
बाला--उत्तर० २१०, (--र:) 1. राजा-- श्रमनुदं 
मनुदण्डधरान्वयम्‌ --रघु० ९1३ 2. यम 3. न्यायाधीश, 
सर्वोच्च दण्डाधिकरण,--नायकः 1. न्यायाधीश, पुलिस 
का मुख्य अधिकारी, दण्डाधिकरण 2. सेना का मुखिया, 
सेनापति, --नीतिः (स्त्रीश) 1. न्याय प्रशासन, न्याय- 
करण 2. नागरिक तथा सैनिक प्रशासन,--पद्धति, 
राज्यशासनविधि, राज्यतंत्र --रघु० १८।४६,--नेत 
(पुं) राजा,--प: राजा --पांशुलः दरबान, द्वारपाल, 
पाणिः यम का विशेषण,--पःतः 1. डण्डे का गिरना 
2. दण्ड देना, - पातनम्‌ दण्ड देना, ताडना करना 
~ पारुष्यम्‌ 1. संप्रहार, प्रघात 2. कठोर तथा दारुण 
दण्ड देना--पालः,--पालकः 1. मुख्य दण्डाधिकरण 
2. द्वारपाल, डचोढ़ीवान,--पोणः मूठदार चलनी, 
--प्रणामः 1. शरीर को विना झुकाये नमस्कार करना 
(डण्डे की भांति सीधे खड़े रह कर) 2. भूमि पर लेट 
कर प्रणाम करना,-बालघिः हाथी,-भङ्ूः दण्डाज्ञा पर 
अमल न करना,--भूत्‌ (पु०) 1. कुम्हार 2. यम का 
विशेषण,-- माण (न) वः 1. दण्डघारी 2. दण्डधारी 
संन्यासी, - मार्गः राजमार्ग, मुख्यमार्ग,-यात्रा 1. बरात 
का जलूस 2. युद्ध के लिए कूच, दिग्विजय के लिए 
प्रस्थान,--यामः 1. यम का विशेषण 2. अगस्त्य मुनि 
की उपाधि 3. दिन,--बादिन्‌,-वासिन्‌ द्वारपाल 
सन्तरी, पहरेदार,- वाहिन्‌ (पुं) पुलिस अधिकारी, 
~ बिधिः 1. दण्ड दने का नियम 2. दण्डविधान, 
-विष्कम्भः मथानी की रस्सी बांधने का खंभा,--व्यूहः 


एक प्रकार की व्यूह-रचना जिसमें सैनिक पास २ 
कतारों में खड़े किये जाते हैं,---शास्त्रम्‌ दण्ड निर्णय 
का शास्त्र, दण्डविधान,---हस्तः 1. द्वारपाल, पहरेदार, 
संतरी 2. यम का विशेषण । 

दश्डकः | दण्ड-{-कन्‌ | 1. छड़ी, डण्डा आदि 2. पङ्क्ति, 
कतार 3. एक छंद--दे० परिशिष्ट, -कः,- का, 
--कम्‌ दक्षिण में एक विख्यात प्रदेश जो नर्मदा और 
गोदावरी के बीच में स्थित है (यह एक बड़ा प्रदेश 
है, कहते हैँ राम के समय यहाँ जङ्गल था) - प्राप्तानि 
दुःखान्यपि दण्डकेष्वपि-रघु० १४।२५, कि नाम 
दण्डकेयम्‌ --उत्तर० २, क्वायोध्यायाः पुनरुपगमो 
दण्डकायां वने व:--उत्तर० २।१३-१५। 

दण्डनम्‌ [दण्ड्‌ + ल्युट्‌] दण्ड देना, ताइना करना, जुर्माना 
करना । 

दण्डादण्डि (अव्य०) | दण्डैश्च दण्डेश्च प्रहृत्य प्रवृत्तं 
युद्धम्‌ - इच्‌, द्वित्वं, पूर्वपददीर्घः ] राठियों की लड़ाई, 
वह मारपीट जिसमें दोनों ओर से लाठी चलती हों, 
डण्डों की सोटों की लड़ाई । 

दण्डारः [ दण्ड+-ऋ-¬-अण्‌ | 1. गाड़ी 2. कुम्हार का चाक 
3. बेडा, नाव 4. मदमस्त हाथी । 

दण्डिकः [ दण्ड{-ठन्‌ | दण्डघारी, छड़ीबरदार । 

दण्डिका [ दण्डिक+-टाप्‌ | 1. लकड़ी 2. पङ्क्ति, कतार, 
श्रेणी 3. मोतियों की लड़ी, हार 4. रस्सी । 

दण्डिन्‌ (पुं०) [ दण्ड + इनि ] 1. चोथे आश्रम में स्थित 
ब्राह्मण, संन्यासी 2. द्वारपाल, ड्योढ़ीवान 3. डाँड़ 
चलाने वाला 4. जेन संन्यासी 5. यम का विशेषण 
6. राजा 7. दशकुमार चरित और काव्यादर्शे का रच- 
यिता, दण्डी कवि--जाते जगति वाल्मीके कविरित्य- 
भिघाऽभवत्‌, कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विति 
दण्डिनि--उद्धट। 

दत्‌ (पृ०) [ सर्वनाम स्थान को छोड़ कर सवत्र 'दन्त' के 
स्थान में 'दत्‌'' आदेश विकल्प से] दाँत। सम० 
--छदः (दच्छदः) होट्ठ, ओष्ठ । 

दत्त (भू० क० कृ०) [ दा--क्त ] 1. दिया हुआ, प्रदत्त, 
प्रस्तुत किया हुआ 2. सोंपा हुआ, वितरित, समपित 
3. रक्खा हुआ, फैलाया हुआ-दे ० “दा, - त्तः 1. हिन्दू 
धर्मशास्त्र में वणित १२ प्रकार के पुत्रों में से एक 
(“दत्त्रिम भी कहते हैं) -- माता पिता वा दद्यातां 
यर्माङ्भः पुत्रमापदि, सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः 
सुतः 1. मनु० ९।१६८ 2. वैश्यों के नामों के साथ 
लगने वाली उपाधि तु० 'गृप्त' के अन्तर्गत उद्धरण से 
3. अत्रि और अनसूया का पुत्र--दे० 'दत्तात्रेय' नी०, 
--त्तम्‌ उपहार, दान । सम०--अनपकर्मन्‌--अप्रदा- 
निकम्‌ दी हुई वस्तु को न देना, या दान की हुई वस्तु 
को वापिस लेना, हिन्दू धर्मशास्त्र में वणित १८ स्वाधि- 


( ४४७ ) 


कारों में से एक,-अवधान (वि०) सावघान,-आत्रेयः 
एक ऋषि, अत्रि और अनसूया का पुत्र, जो ब्रह्मा 
विष्णु और महेश का अवतार माना जाता हैँ,--आदर 
(वि०) 1. आदर प्रदर्शित करने वाला, सम्मानपूर्ण 
2. सन्मान प्राप्त,--शुल्का दुलहिन जिसको दहेज दिया 
गया है 1,---हस्त (वि०) जिसने दूसरे की सहायता 
के लिए हाथ बढ़ाया है, हाथ का सहारा पाये हुए 
~ -शम्भुना दत्तहस्ता -- मेघ० ६०, शम्भु की भुजा पर 
टेक लगाये हुए-स कामरूपेरवरदत्तहस्तः-रघु० ७1१७, 
(आळं०) साहाय्यवान्‌, समर्थित, साहाय्यित, सहा- 
यता-प्राप्त -- दैवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे --रत्ना० १।८, 
वात्या खेदं कृशाडण्या: सुचिरमवयवेरद्तहस्ता करोति 
—वेशी० २।२१। 
दत्तकः [ दत्त +कन्‌ | गोद लिया हुआ पुत्र--याज्ञ २। 
१३०, दे० दत्त ऊपर । 
दद्‌ (म्वा० आ० ददते) देना, प्रदान करना । 
दद (वि०) [ दा०+-श ] देने वाला, प्रदान करने वाला । 
ददनम्‌ [ दद्‌ +-ल्यूट्‌ | उपहार, दान । 
वध्‌ (म्वा० आ० दधते) 1. पकड़ना 2. धारण करना, 
पास रखना 3. उपहार देना । 
दधि (नपुं०) [दध्‌ +इन्‌ ] 1. जमा हुआ दूध, दही,-क्षीरं 
दधिभावेन परिणमते-शारी० दध्योदनः आदि 2. तार- 
पीन 3. वस्त्र । सम०--अस्नम्‌,--ओदनम्‌ दही मिला 
हुआ भात,--'उत्तरम्‌,--उत्तरकम्‌,-गम्‌ --दही की 
मलाई, तोड़,--उदः,--उदकः जमे हुए दूध का सागर, 
कूचिका जमे हुए और उबले हुए दूध का मिश्रण, 
-5चारः रई,--जम्‌ ताजा मक्खन,-फलः कंथ,-मण्डः, 
~ वारि (नपुं०) दही का तोड़,--मन्यनम्‌ दही का 
मथना,--झ्ोणः बन्दर, (पुं ब० व°) दही 
मिला हुआ सत्तू,-सारः,--- स्नहः ताजा मक्खन,-स्वेदः 
अधरिड़का दही । 
दधित्यः [ दधि+-स्था +-क पृषो० ] कैथ, कपित्थ । 
दघीचः (पुं ) एक विख्यात ऋषि, जिसने अपने शरीर की 
हट्टियाँ देवताओं को दे दी थीं ओर स्वयं मरने के लिए 
उद्यत हो गया था । इन हड्डियों से देवताओं के शिल्पी 
ने एक वज्र बनाया और इन्द्र ने इसी बज्र के द्वारा वृत्र 
तथा अन्यान्य राक्षसों को परास्त किया । सम०-अस्थि 
(नपुं०) 1. इन्द्र का वस्त्र 2. हीरा । 
दनुः (स्त्री) दक्ष की एक कन्या जो कश्यप को व्याही गई 
थी । यही दानवों की माता थी । सम०--जः,- पुत्रः, 
संभवः, -सुन्‌ः, एक राक्षस, अरिः, द्विष्‌ (पु०) 
देवता । 
दन्तः [ दम्‌+तन्‌ ] 1. दांत, हाथी का दांत, विषदत 
(साँप या अन्य विषले जन्तुओं का),--बदसि यदि 
किचिदपि दन्तरुचिकौमुदी हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌ 


---गीत० १०, सर्पदंत, वराह” आदि 2. हाथी का 
दांत, गजदंत “पांचालिका --मा० १०।५ 3. बाण की 
नोक 4. पर्वत की चोटी 5. लताकुंज,प्णंशाला । सम० 
-अग्रम्‌ दांत की नोक,-अन्तरं दांतों के बीच का स्थान 
-उऱ्ह्वेद: दातों का निकलना,-उलूसखलिक:-खलिन्‌ (पुं०) 
जो अपने दांतों को ऊखल की भांति प्रयुक्त करते हूँ, 
(खाने वाले धान्य को अपने दांतों के बीच में रखकर 
पीसने वाले), एक प्रकार के साधु संन्यासी, तु० मनु० 
६।१७,-- कर्षणः नींबू का वृक्ष,- कारः हाथीदांत का 
काम करने वाला कलांकार,-- काष्ठम्‌ दतौन- कूरः 
लड़ाई, ग्राहिन्‌(वि०) दाँतों को क्षति पहुँचाने वाला, 
दाँतों को खराब करने वाला,--घर्ष: दाँतों का किच- 
किचाना, दाँत पीसना, चालः दाँतों का ढीलापन, 
— छदः होठ, - वारंवारमुदारशीत्कृतकृतो दन्तच्छदान्‌ 
पोडयन्‌ --भर्तु० १।४३, ऋतु० ४१२,- जात (विण) 
(वह बच्चा) जिसके दाँत निकल आये हों, दाँत 


निकलने का समय, - जाहम्‌ दाँत की जड, --घायनम्‌ 
1. दाँतों को धोना, साफ करना 2. दतौन (--नः) 
खेर का वृक्ष, मौलसिरी का पेड़, षत्रम्‌ एक प्रकार 
का कर्णाभूषण --रघु० ६1१७, कु० ७२३, (प्रायः 
कादम्बरी में प्रयुक्त), - पत्रकम्‌ 1. कान का आभूषण 
2. कुन्द फूल,--पत्रिका 1. कान का आभूषण -शि० 
१।६० 2. कुन्द, -पवनम्‌ 1. दतौन 2. दाँतों का धोना 
साफ करना, -पात: दाँतों का गिरना,---पाली 1. दाँत 
की नोक 2. मसूड़ा,---पुष्पस्‌ 1. कुन्द फूल 2. कतक 
फल, निर्मली,--प्रक्षालनम्‌ दांतों का धोना, -- भाग 
हाथी के सिर का अगला भाग (जहाँ दांत बाहर 
निकले होते हैँ), मलम्‌ दाँतों का मेल,-मांसं,--मूलम्‌ 

वल्कम्‌ मसूडा, - मूलीयाः (ब० व०) दन्त्य वर्ण 
अर्थात्‌ ल त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌ ल्‌ और स्‌,--रोग: दाँत की 
पीडा, - वस्त्रम्‌ --वासः(नपुं ०} होठ - तुलां यदारोहति 
दन्तवाससा-_कु० ५।३४, शि० १०।८६, - बीजः, 
--बीज:,---वीजक:,-- बीजकः अनार का पेड़,--वीणा 
1. एक प्रकार का बाजा, सारंगी 2. “दाँत कटकटाना 
--दस्तवीणां वादयन्‌---पंच० १,-वेदर्भः बाह्यक्षति 
के द्वारा दाँतों का टूटना,--ब्यसनम्‌ दाँत का टूटना 
--शठ (वि०) खट्टा, चरपरा (--ठ:) नींबू का पेड़ 
— शर्करा दाँतों के ऊपर मल की पपड़ी, शाण: दाँतों 
पर लगाने का दन्तमंजन, दन्तशोषन मिस्सी,-शूल,-लम्‌ 
दाँत की पीड़ा,--शोधनिः (स्त्री०) दाँत कुरेलनी, 
~ शोफः मसूड़ों की सूजन, --संधर्षः दांतो का रगड़ना, 
हर्ष: दाँतो में (ठंडा पानी) रुगना, --हषंक्षः नींबू 
का पेड़ । 


दन्तकः [दन्त-}- कन्‌] 1. चोटी, शिखर 2. खूँटी, पलहण्डी । 
इन्ताइन्ति (अव्य०) [दन्तँश्च दन्तेरच प्रहृत्य प्रवृत्तं मृद्धम्‌ 


( ४४८ ) 


समासान्तः इच्‌, पूर्वपददीर्घः] ऐसी लड़ाई जिसमें एक 
दूसरे को दाँतों से काटा जाय । 
दन्तावलः, दन्तिन्‌ (पुं ) [अतिशायितौ दन्तौ यस्य --दन्त 
नवलच, दीर्घः, दन्त+-इनि] हाथी,---भामि० १1६० 
तृणर्गृणत्वमापन्नैबंध्यन्ते मत्तदन्तिन:-- हि १1३५, 
रघु० १७१, कु० १६२ 
दन्तुर (वि०) [दन्त--उरच्‌] बड़े २ या आग निकले हुए 
दाँतों वाला--शूकरे निहते चैव दन्तुरो जायते नरः 
सरा शि” “१-४ 2. दाँतेदार, दन्तुरित, दरार- 
गवनत, विषम (आलं०) अखर्व 
क्रमांक १।५० 3. उमिल 
- | ) खड़ा होना । सम०-छद: नींबू 
का पेड़ । 
दन्तुरित (वि०) [दन्तुर+-इतच्‌] बड़े या आगे निकले हुए 
दाँतों वाला 2. दांतेदार, उन्नतावनत, खड़े रोंगटों 
वाला --केतकिदन्तुरिताशे--गीत० १, पुलकभर” ११, 
का० २८६ । 
दन्त्य (वि०) [दन्त--यत्‌ | दाँतों से सम्बद्ध, - त्य: (अर्थात्‌ 
. वर्णः) दन्तस्थानीय वर्ण, दे० 'दन्तमूलीय' ऊपर । 
(पुं) दाँत । 
दन्दज्क (वि०) [ दंश्‌ू+यझहू-+-ऊक ] 1. काटने वाला, 
विषला 2. उत्पाती,--क्कः 1. साँप, सर्प 2. रेंगने वाळा 
जन्तु 3. राक्षस --इषुमति रघुसिहे दन्दशूकाञ्जिघांसौ 
--भट्टिः १।२६ । 
दभ्‌, दम्भ्‌ । (भ्वा० स्वा० पर० दभति, दभ्नोति दब्ब 
--इच्छा० बिप्सति, धीप्सति, दिदम्भिषति) 1. क्षति 
पहुँचाना, चोट पहुँचाना 2. धोखा देना, ठगना 3. जाना, 
गो (चुरा० उभ० दम्भयति ते) ठेलना, उकसाना, 
ढकेलना । 
दभर (वि०) [दम्भ्‌ +-रक] थोड़ा, स्वल्प,-अदश्रदर्भामधि- 
शय्य सःस्थलोम्‌-- कि० १1३८, द्रे अदश्न,-श्रः समुद्र, 
-_ऋम्‌ (अव्य०) थोड़ा, जरा, किसी अंश तक । 
वम्‌ (दिवा० पर० --दाम्यति, दमित, दान्त _ प्रेर० दमयति) 
1. पाला जाना 2. शान्त होना -मनु० ४।३५, ६।८ 
७।१४१ 3. पालना, वश में करना, जीतना, रोकना 
>-यमो दाम्यति राक्षसान्‌- -भट्टि ० १८।२०, दमित्वा- 
प्यरिसंघातान्‌-९।४२, १९, १५।३७ 4. शान्त करना । 
दमः [दम्‌+ घडा, | 1. पालना, दमन करना {वश में करना) 
2 आतत्मनियन्त्रण, अपनी उग्र भावनाओं को वश में 
करना, आत्मसंयम--भग० १०।४,- (निग्रहो वाह्य- 
वृत्तीनां दम इत्यभिधीयते) 3. बुराई की ओर से मन 
को हटाना, बुरी वृत्तियों का दमन करना (कुत्सिता- 
त्कर्मणो विध मच्च चित्तनिवारणं, स कीतितो दमः) 
4. मन की दृढ़ता 5. दण्ड, जुर्माना मनु० ९।२८४, 
२९०, याज्ञ ० २।४ 6. दलदल, कीचड़ । 


| 
| 


दमथः, थ्‌: [ दम्‌--अथच्‌, अथुच्‌ वा ] 1. अपनी उग्र 
वत्तियो को रोकना, या वश में करना आत्मनियन्त्रण 
2. दण्ड । 


दमन (वि०) (स्त्री०--ती) [दम्‌ +ल्युट्‌] 1. पालने वाला 
दबाने वाला, वश में करने वाला, जीतने वाला हराने 
वाला-जामदग्न्यस्य दमने नेव निवक्तुमहंसि-उत्तर० 
५1३२, भर्तु० ३।८९ इसी प्रकार “सर्वदमन' 'अरि- 
दमन' 2. शान्त, निरावेश,--नम्‌ 1. पालना, वश में 
करना, दबाना, नियन्त्रित करना 2. दण्ड देना, ताड़ना 
करना --दुर्दान्तानां दमनविघय: क्षत्रियेष्वायतन्ते 
-+महावी० ३।३४ 3. आत्मसंयम । 


दमयन्ती [दमयति नाशयति अमङ्गलादिकम्‌ --दम्‌--णिच्‌ 
--शत-|-डीष्‌] विदर्भे के राजा भीम की पुत्री (इसका 
नाम 'दमयन्ती' इस लिए पड़ा था--कि इसने अपने 
अनुपम सौन्दर्यं से सभी सुम्दर महिलाओं का दर्प चूर 
चूर कर दिया था--न ० २।१८ - भुवनत्रयसुभ्रुवामसी 
दमयन्ती कममीयतामदम्‌, उदियाय यतस्तनुश्रिया दम- 
यन्तीति ततोऽभिधां दघौ । एक स्वर्णहंस ने पहले 
दमयन्ती के सामने नल के गुण और सौन्दर्यं की प्रशंसा 
की फिर उसी के द्वारा दमयन्ती ने अपन प्रेम का 
समाचार उसको भिजवाया । उसके पश्चात्‌ स्वयम्वर 
में दमयन्ती ने नल को उन बहुत से प्रतियोगियों में से 
जिनमें कि इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण यह चारों देव 
भी स्वयं उपस्थित थे, पति के रूप में चुन लिया और 
फिर दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्यज्ीवन बिताने 
लगे । परन्तु उनका यह सुखमय जीवन अधिक देर 
तक नहीं रहना था । नल के सौभाग्य से ईर्ष्या करने 
वाला कलि, नल के शरीर में प्रविष्ट हो गया और 
उसने नल को अपने भाई पुष्कर के साथ जूआ खेलन 
के लिए उकसाया । खेळ की गर्मी में ही मूढ़ राजा 
ने अपना सबकुछ दाँव पर लगा दिया और स्वय तथा 
पत्नी को छोड़ सब कुछ हार गया । फलतः नल 
और दमयन्ती को केवल एक वस्त्र पहने राजधानी से 
निकाल दिया गया । दमयन्ती को बहुत से कष्ट 
उठाने पड़े । परन्तु उसकी पति-भक्ति में कोई अन्तर 
* न आया । एक दिन जब दमयन्ती पड़ी सो रही थी, 
हताश होकर नल उसे छोड़ कर चल दिया । तब 
दमयन्ती को विवश होकर अपने पिता के घर जाना 
पड़ा ] कुछ समथ के पश्चात्‌ वह फिर अपने पति से 
मिली और फिर शेष जीवन उन्होंने निर्बाधसुख में 
बिताया --दे० 'नल' और “ऋतुपर्णं ) । 
दमयितु (वि०) [ दम्‌ +-णिच्‌+ तुच्‌ | 1. पालने वाला 
दमन करने वाला 2. दण्ड देने वाळा, ताड़मा करने 
वाला 3. विष्णु का विशेषण । 


| दमित (वि०) [दम्‌ न-क्त] 1. पाला हुआ, शाम्त, शान्त 


( ४४९ ) 


किया हुआ 2. विजित, दमन किया हुआ, वशीभूत, | इयित (मू० क० कृ० ) [ दय्‌-क्त ] प्रिय, चाहा हुआ, 


परास्त । 

दमु (म्‌) नस्‌ (पुं) [दम्‌ +-उनस्‌, पक्षे दीघे:। आग । 

दम्पती | जाया च पतिश्च द्व० स० जायाशब्दस्य दमादेशः 
द्विवचन] पति और पत्नी, रघु० ११३५, २१७०, मनु० 
३।११६। 

दम्भः [ दम्भ्‌ {घञ्‌ ] 1. घोखा, जालसाजी, दांवपेच 
2. धामिक, पाखण्ड-भग० १६४ 3. अहङ्भार, 
घमण्ड, आत्मइलाघा 4. पाप, दुष्टता 5. इन्द्र का 
वज्र! न 

दम्भनम्‌ [ दम्भूस-ल्युट ] ठगना, धोखा देना, छल । 

वम्भिन्‌ (पुं ) [ दम्भ्‌ +णिनि ] पाखण्डी, धूर्त--याज्ञ० 
११३०, भग० १३।७ । 

दम्भोलिः [ दम्भ्‌ +-असुन्‌ --दम्भस्‌, तस्मिन्‌ प्रेरणे अलति 
पर्याप्नोति --अल्‌ +-इन्‌ ] इन्द्रका वस्न । 

दम्य (वि०) [ दम्‌ यत्‌ | 1. पालने के योग्य, सघाये 
जाने के लायक़ 2. दण्ड दिये जाने योग्य, झ्य: 1. नया 
बछडा (जिसे प्रशिक्षण तथा अनुभव की अपेक्षा हैं) 
-नाहँति तातः पुङ्गवधारितायां धुरि दम्यं नियोजयितुम्‌ 
-- विक्रम० ५, गुर्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा घुयण 
दम्यः सदृशं बिभर्ति --रघु० ६1७८, मुद्रा ३।३ 
2. वह बछड़ा जिसे अभी सघाना हें । 

दय्‌ (भ्वा० आ०--दयते,;दयित) दया आना, करुणा का 
भाव होना, तरस खाना, सहानुभूति प्रदर्शित करना 
(संबं ० के साथ) --रामस्य दयमानोऽसावघ्येति तव- 
लक्ष्मणः --भट्टि ० ८११९, तेषां दयसे न कस्मात 
~ १।३३, १५।६३ 2. प्यार करना, अच्छा लगना, 
रुचिकर होना --दयमानाः प्रमदा:--श० १।३, मट्टि० 
१०।९ 3. रक्षा करना --नगजा न गजा दयिता दयिताः 
--भट्टि ० १०।९ 4. जाना, हिलना-जुलना 5. स्वीकार 
करना, देना, वितरण करना, नियत करना 6. चोट 
पहुँचाना । 

दया | दय्‌ --अडं--टाप्‌ | तरस, सुकुमारता, करुणा, 
अनुकम्पा, सहानुभुति--निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वंति 
साघवः--हि० १।६०, रघु० २।११, इसी प्रकार 
'भूतदया' । सम०--कूटः,कू्चेः बुद्ध के विशेषण, 
-~बीरः (अलं० शा०) वीरतापूर्णं करुणा की भावना, 
करुणा के फलस्वरूप उदय होने वाला बीररस-उदा० 
जीमूतवाहन (नागानन्द में) गरुड से कहता है -- 
शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति, 
तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ कि भक्षणात्त्वं विरतो 
गरुत्मन्‌, तु० 'दयावीर' के अन्तर्गत रस० में । 

दयालु (वि०) { दय्‌ त-आलूच्‌ | कृपाळु, सुकुमार, | 
करुणापूर्ण--यशःशरीरे भव मे दयालु:--रघु० २1५७, 
३।५२ । 

५७ 


इष्ट--भट्टि ० १०।९,--त: पति, प्रेमी, प्रिय व्यक्ति 
--विक्रम० ३५, भामि० २।१८२,--ता पत्ती, प्रेयसी 
--दयिताजीवितालम्बनार्थी--मेघ० ४, रघु० २।३, 
भामि० २1१८२, कि० ६1१३, दयिताजितः जोरू का 
गुलाम, पत्नीभक्त पति । 

दर (वि०) [दूर्नअप्‌ ] फाइने वाला, चीरने वाला 
(प्राय: समासान्त में),-रः--रम्‌ 1. गुफा, कन्दरा, 

` छिद्र 2. शङ्क, -रः 1 भय, त्रास, डर,-सा दरं पूतना 

निन्ये हीयमाना रसादरम्‌--शि० १९२३, न जात- 
हादेन न विद्विषादरः कि० १।३३,- रम्‌ (अव्य०) 
थोड़ा, जरा (समास में) दरमीलन्नयना निरीक्षिते 
--भामि० २।१८२, ७, दरविगलितमल्लीवल्लिचञुच 
त्पराग--आदि०--गीत० १, इसी प्रकार--दरदलित 
_विकसित-उत्तर० ४, मा० ३ । सम०--तिमिरम्‌ 
भय का अन्धकार, हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌-गीत० 
१०। 

दरणम्‌ | दृ +ल्युट्‌ ] तोड़ना, टुकड़े २ करना । 

दरणिः (पूं० स्त्री०) दरणी [ दृ+-अनि, दरणि--डोष्‌ ] 
1. भंवर 2. घारा 3. हिलोर । 

दरद्‌ (स्त्रीश) [ दुर्सअंदि ] 1. हृदय 2. त्रास, भय 
3. पहाड़ 4. चट्टान, किनारा, टीला । 

दरदाः (पुं ब० व०) [दर य-द ‡क] कश्मीर की सीमा को 
छूता हुआ एक देश,--वः भय, त्रास, बम्‌ सिगरफ। 

इरिः--री (स्त्रो?) [दू-+इन्‌, दरि+-ङीष्‌ ] गुफा, 
कन्दरा, घाटी, दरीगृह-कु० १।१०, एका भार्या 
सुन्दरी वा दरी वा -भर्तु० ३।१२०॥ 

इरिद्रा (अदा० पर०- दरिद्राति, दरिद्रितः- घ्रेर० दरिद्र- 
यति, इच्छा दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषति) 1. निर्धन 
होना, गरीब होना,--अघो$घ: पश्यतः कस्य महिमा 
नोपचीयते, उपर्युपरि पश्यन्तः सर्वं एव दरिद्रति हिं 
रार, भट्टि० १८।३१ 2. कष्टग्रस्त होना,-- युक्‍त 
ममैव कि वक्तुं दरिद्राति यथा हारिः--भट्टि० ५८६ 
3. दुबला पतला होना,--दरिद्रति वियद्दुमे कुसुम- 
कान्तयस्तारकाः-_विक्रमांक० ११।७४ । 

दरिद्र (वि०) [दरिद्रा+क] निर्धन, गरीब, अभावग्रस्त, 
दुदेशाग्रस्त --स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विज्ञाला, 
मनसि च परितुष्टं कोऽथेवान्‌ को दरिद्र:-भतुँ० २1५०, 
--ता ग्ररीबी--शद्धूनीया हि लोकेस्मिक्षिश्रतापा 
दरिद्रता--मृच्छ० ३।२४ । हि 

दरोदरः [दरो भयं तज्जनकमुदरं यस्य] 1. जुआरी 2. जूए 
पर लगा दाँव,---रम्‌ 1. जूआ खेलना 2. पासा, अक्ष, 
दे० 'दुरोदर' । 

बदरः [दू यद्‌--अच्‌] 1. पहाड़ 2. कुछ टूटा हुआ मर्त- 
वान । 


ञ्च- 


( ४९० ) 


वर्देरीकः [दृ+यझू 1-ईकन्‌] 1. मेढक 2. बादल 3. एक | दक्षंक (वि०) [ दृश्‌+-ष्वुल्‌ ] 1. देखने वाला, अनुष्ठान 


प्रकार का वाद्ययन्त्र,--कन्न एक वाद्ययन्त्र । 

वर्दुरः [द्‌ +यङ्‌+- उरच्‌] 1. मेंढक-पद्धुक्लिश्नमुखा: पिवन्ति 
सलिलं घाराहताः दर्दुराः--मृच्छ० ५।१४ 2. बादल 
3. बन्सरी जैसा एक वाद्ययन्त्र 4. पहाड़ 5. दक्षिण में 
स्थित एक पहाड़ का नाम ('मलय' सम्मिलित) --स्त- 
नाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरौ--रघु० ४५१ । 

वळु: (दरः) (स्त्रीश) [दरिद्रा†-उ नि० साधुः] दाद, एक 
प्रकार का चर्मरोग । / 

: [दृप्‌त-धडा,, अच्‌ वा] 1. घमण्ड, अहङ्कार, घृष्टता, 
अभिमान--मनु० ८२१३, भग० १६४" 2. उतावला- 
पन 3. गर्व, दम्भ 4. रोष, विक्षोभ 5. गर्मी 6. कस्तूरी । 
सम०--आध्मात (वि०) अभिमान से फूला हुआ, 
--डिदु,-हर (वि०) घमण्ड तोड़ने वाला, नीचा 
दिखाने वाला । 

दपंकः [दृप्‌ +-णिच्‌+-ण्वुल्‌] प्रम के देवता, कामदेव । 

दर्पण: [दृप्‌ +णिच्‌ञ-ल्युट्‌] मुंह देखने का शीशा, आयना 

जलोचनाम्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति--छं० 
१०९, कु० ७२६, रघु० १०११०, १६।३७,--णम्‌ 
1. आँखे 2. जलना, प्रज्वलित करना । 

दपित, दपिन्‌ (वि०) (स्त्री०-भी) [ दुप्‌--क्त, दृपूर्स- 

णिनि] घमण्डी, अहंकारी, अभिमानी । 

दर्भ: [दु+भ) एक प्रकार का पवित्र (कुशा) घास जो 

यज्ञानुष्ठानों के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है 
--श० १।७, रघु० १९1३१, मनु० २४३, ३२०८, 
४।३६। सम०--अडकुरः कुश घास का नुकीला पत्ता 
~-श° २।१२,-अनूषः दभ घास से परिपूर्णं दलदली 
भूमि, आह्वयः मुंज घास । 

बर्भटम्‌ [ दृभ्‌--अटन्‌ ] निजी कमरा, आराम करने का 

एकान्त कमरा । 

दर्थः | दु+-व ] 1. एक उत्पातकारी अनिष्टकर जन्तु 

2. राक्षस, पिशाच 3. चमचा । 

दर्वटः | दर्व--अट्‌्--अच्‌ शक० पररूपम्‌ ] 1. गाँव का 

पहरेदार, पुलिस अधिकारी 2. द्वारपाल । 
दर्वरीकः | दृ--ईकन्‌, नि० साधुः ] 1. इन्द्र का विशेषण 
2. एक प्रकार का वाद्य यन्त्र 3. हवा, वायु । 

वविका [दवि+-कन्‌+- टाप्‌] कडछी, चमचा । 

दर्वी (वि०) (स्त्री०) [ दृ+विन्‌, वा ङीष्‌ ] 1. कड़छी, 
चम्मच 2. साँप का फैलाया हुआ फण-शि० २०1४२] 

* सम--करः साँप, सर्प । 

बशः [दशू--घञ_] 1. दृष्टि, दृश्य, दर्शन (प्रायः समास 
में) दुदंशेः, प्रियदर्शः 2. अमावस्या 3. पाक्षिक यज्ञ, 
अमावस्या के दिन होने वाला यज्ञीय कृत्य। सम० 
--प£ देवता,--यामिनी अमावस्या की रात्रि,--विपद्‌ 
(पुं) चाँद । 


करने वाला 2. दिखलाने बाला, बतळाने वाला---कु० 
६।५२, कः 1. प्रदर्शन करने वाला 2. द्वारपाल, पहरे- 
दार 3. कुशल व्यक्ति, किसी कला में प्रवीण व्यक्ति । 

दझेनम्‌ [दृश्‌-ल्युट्‌] देखना, दर्शत करना, निरीक्षण करना 
रघु० ३।४, 2. जानना, समझना, प्रत्यक्ष जानना, 
परिदर्शन करना--रघु० ८७२ 3. दृष्टि, दर्शन 
-चिन्ताजडं दर्शनम्‌ू-श ० ४५५ 4. आँख 5. निरीक्षण, 
परीक्षा 6. दिखलाना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शनी 
7. दिखलाई देना 8. भेंट करना, दर्शन करना, दर्शन 
-देवदर्शनम्‌ 9. (अतः) किसी के सम्मुख जाना, 
श्रोता--मारीचस्ते दर्शनं वितरति श० ७--राजदर्शन 
में कारय--आदि 10 रंग, पहलू, दर्शन-भग० ११।१०, 
रघु० ३1५७ 11. दर्शेन देना (न्यायालय में) उप- 
स्थित होना--मनु० ८1१५८, १६०, 12. स्वप्न, 
ख्वाब 13. विवेक, समझ, बुद्धि 14. निर्णय, अवबोध 
15. घामिक ज्ञान 16. शास्त्र में व्याख्यात कोई नियम 
या सिद्धान्त 17. दशेनशास्त्र-जेसा कि 'सर्वदर्शनसंग्रह' 
में 18. दर्पण 19. गुण, व्यवहार की खूबी 20. यज्ञ । 
सम०--ईप्सु (वि०) दर्शन करने का अभिलापी,-पथ 
दृष्टि या दर्शन का परास, क्षितिज,--प्रतिभू: उपस्थित 
होने के लिए जमानत या जामिन । 

दर्सनोय (वि०) [ दृश्‌+-अनीयर्‌ | 1, देखन के योग्य, 
निरीक्षण के योग्य, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
2. देखने के लिये उचित, सुहावना, मनोहर, सुन्दर 
3. न्यायालय में उपस्थित होन के योग्य । 

दक्षयित्‌ (पुं०) [ दृश्‌ +-णिच्‌+-तृच्‌ ] 1. दौवारिक, प्रवे- 
शक, द्वारपाल 2. मार्ग प्रदर्शक । 

दक्षित (वि०) [दृश्‌ +-णिच्‌+-क्त | 1. दिखाया गया, प्रद- 
शित, प्रकटीकृत, प्रदर्शित की गई 2. देखा' गया, समझ 
लिया गया 3. व्याख्यात, सिद्ध 4. प्रतीयमान । 

दल्‌ (म्वा० पर०--दलति, दलित) 1. फट पड़ना, टुकड़ेंर 
होता, फट जाना, तरेड़ आजांना-दलति हूदयं गाढोद्वेगं 
द्विंधा न तु भिद्यते-उत्तर० ३।३१, अपि ग्रावा रोदिति 
अपि दलति वज्जस्य हृदयम्‌-१।२८, मा० ९१२, २०, 
दलति न सा हृदि विरहभरेण-गीत० ७, अमर ३८ 
2. प्रसार करना, विकसित होना, (पुष्प की भांति) 
खिलना-दलन्नवनीलोत्पल--उत्तर० १, स्वच्छन्दं दल- 
दरदिन्द ते मरन्दं विन्दन्तो विदघतु गुञ्जितं मिलिन्दाः 
-भामि० १।१५, शि० ६।२३, कि० १०।३९,-प्रेर० द 
(रा) लयति 1. फोड़ना, फाइना 2. काटता, बाँटना, 
टुकेड़ २ करना, --उदृ,--(प्रेर०) फाड़ डालना, (वि) 
1. तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, तरेड़ आ जाना--त्वदि- 
बुमिर्व्यंदलिष्यदसावपि--ने ० ४।८८ 2. खोदना । 

दल:,--सभ्‌ [ दल्‌-अच्‌ ] 1. टुकड़ा, अंश, भाग, खण्ड 


५ 


( ४५१ ) 


--शि० ४४४ 2. उपाधि 3. दोआधों में से एक 
जते दाल, आघा भाग 4. म्यान, कोष 5. छोटा अंकुर 
या कोंपल, फूल की पंखड़ी, पत्ता--रघु> ४।४२, श० 
३१२१, २२ 6. शस्त्र का फलक 7. पुंज, राशि, ढेर 
8. सेना की टुकडी, सेनिकों की टोली । सम०-आढकः 
1. झाग 2. मसीक्षेपी मत्स्य का भीतरी कवच 3. खाई, 
परिखा 4. बवंडर, आँघी 5. गेरु,_ कोषः कुंस्दलता, 
निर्मोकः भोजपत्र का. वृक्ष,--युष्षा केवडे का पोधा, 
सूचिः, चो (स्त्री०) कांटा,--स्न्सा पत्ते का रेशा 
या नस । 

दलनन्‌ [ दल्‌ +-त्युट्‌ ] फट पड़ना, तोड़ना, काटा, बांटना, 
कुचलना; पौसना, टुकड़े रे करना -मत्तेभकुम्भदलने 
भुवि सन्ति शराः--भतृं० १५९ । 

दलनी (स्त्री०) बलिः (प्‌) [ दलन-+-डीपू, द॑छ्‌+-इन्‌ ] 
मिट्टी का ढेला, मिट्टी का छौंदा। - - 

दलपः [दल्‌ +-कप॑न्‌ | 1. शस्त्र 2. सोना 3. शास्त्र। . 

बलश: (अव्य) [ दल्‌+-शस्‌ ] टुकड़े-टुकड़े करके, खण्ड 
खण्ड करके । 

इलित (भू० क० कुऽ) [ दल्‌+-क्त ] 1. टूटा हुआ, चीरा 
हुआ, फाड़ा हुआ, फटा हुआ, टुकड़े २ हुआ: 2: खुला 
हुआ, फेलाया हुआ । 

दल्भः [ दल्‌ +-भ ] 1. पहिया. 2: जालसाजी, बेईमानी 
3. पाप । 

दवः [ दु +अच्‌ ] 1. वन, जंगल 2. जंगल की आग, दावा- 
ग्नि--वितर वारिद वारि दवातुरे--सुभा० 3. आग, 
गर्मी 4. बुखार, पीड़ा । सम०--अग्नि:,-इहनः जंगल 
की आग, दावारिन --यस्य न सविधे दयिता दवदहन- 
स्तुहिनदीधितिस्तस्य, यस्य च सविषे दयिता दवदहनस्तु- 
हिनदीघितिस्तस्य--काव्य० ९, भामि० १।३६, मेघ 
५३, शशाम वृष्ट्यापि विना दवारिन:--रघु० २।१४। 

दवथुः [ दु{-अथुच्‌ ] 1. आग, गर्मी 2. पीडा, 
दुःख 3. आँख की सूजन । 

दविष्ठ (वि०) [ दूर+-इष्ठन्‌, दवादेशः ] 1. अत्यंत दूर 
का, के, की । 

दवीयस्‌ (वि०) [ दूर+-ईयसुन्‌, दवादेशः ] 1. अपेक्षाकृत 
दूर का 2. कहीं परे, कहीं दूर,--विद्यावतां सकलमेव 
गिरां दवीय:--भामि० १६९ । 

दशक (वि०) | दशन्‌+-कन्‌ ] दस से युक्त, दशगुना, 
~-कामजो दशको गणः--मनु० ७।४७,--कम्‌ दश का 
समाहार । 

दशत्‌, दशतिः (स्त्री) [ दशन्‌ +अति | दस का समाहार, 
दशक । 

दशन्‌ (सं०-वि० ब० व०) [ दंश्‌+कनिन्‌ ] दस,--स 
भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठहृशाङगुलम्‌-ऋग्‌ १०।९०, 
१। सम०-अडकुल (वि०) दस अङगुल लम्बा,-अषे 


(वि०) पाँच (षेः) बुद्ध का विसषेषण,-अवताराः (पुं०, 
ब० ब०) विष्णु के दस अवतार, दे० 'अक्तार' के 
अन्तगेत,--अश्व: चन्द्रमा,--आननः,--आस्यः रावण 
के विशेषण--रघु० १०७५,--आमय: रुद्र का विशे- 
षण,--ईनज्ञः दस म्रामों का अधीक्षक,- एकादशिक 
(वि०) जो दस रुपये देकर ग्यारह लेता है, अर्थात्‌ 
जो १० प्रतिशत पर उघार देता हू, - कष्ठ:,--कन्थरः 
रावण के विशेषण--सप्तलोकंकवीरस्य दशकण्ठकुरू- 
द्विषः--उत्तर० ४२७, अरिः, “जित्‌ (पुं०) "रिपुः 
राम के विशेषण --रघु० . ८।२९,--गुण (वि०) दस 
.गुना, दस गुणा बड़ा,--ग्रामिन्‌ (पुं०)--पः दस ग्रामों 
का अधीक्षक, --ग्रीब: न्न दशकण्ठः,-पारमिताध्वरः 'दस 
. सिद्धियो का स्वामी” बुद्ध का विसेषण,--ुरः एक 
प्राचीन नगर का नाम, राजा रन्तिदेव की राजधानी 
-मेघ० ४७,-बलः,-भूमिगः बुद्ध के विरेषण,-मालिकाः 
(ब० व०) 1. एक देश का नाम 2. इस देश के 
निवासी या शासक,---मास्थ (वि०) 1. दस महीने 
का 2. गर्भ में दस मास (जन्म से पूर्व का बच्चा), 
---मुख: रावण का विशेषण, °रिपुः राम का विशेषण 
--रघु० १४।८७,--रथः अयोध्या का एक प्रसिद्ध 
राजा, अज का पुत्र, राम और उनके तीन भाइयों का 
पिता, (दशरथ के तीन पत्नियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा, 
और कंकेयी, परन्तु कई वर्षों तक उनके कोई सन्तान 
नहुई । वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के 
लिए कहा, ऋष्यशृङ्ग की सहायता से वह यज्ञ संपन्न 
हुआ। इस यज्ञके पूरा होने पर कौशल्या से राम 
का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुध् का तथा केकेयी 
से भरत का जन्म हुआ। दशरथ को अपने सभी पुत्र 
बड़े प्यारे थे परन्तु राम तो उनका 'भ्राण' था! 
इसके पश्चात्‌ जब कंकेयी ने मन्थरा के द्वारा उकसाये 
जाने पर अपने दो पूव प्रतिज्ञात वर मांगे तो दशरथ 
ने उसके गहित प्रस्तावों से उसका मन हटाने-के लिए 
केकेयी को घमकाया, जब वह न मानी तो खुशामद, 
अनुनय विनय के द्वारा उसे समझाने का प्रयत्न किया। 
परन्तु केकेयी बराबर निर्दय बनी रही। फलतः 
बेचारे राजा को अपने पुत्र राम को निर्वासित करने 
के लिए बाध्य होना पडा) और उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने इसी दुःख में अपने प्राण त्याग दिय), रहिम- 
हात: सूर्यं--रघु० ८।२९,--रात्रम्‌ दस रातों (बीच के 
दिनों समेत) का समय (त्रः) दस दिन तक चर्छने 
वाला एक विशेष यज्ञ, रूपभृत्‌ (पुं०) विष्णु का 
विशेषण, वक्‍्त्र:,--वदन: दे० ` 'दशमुख, - वाजिन्‌ 
(पुं०) चन्द्रमा, वाषिक (वि०) हर दश वर्ष के 
पश्चात्‌ होने वाला या दश वर्ष तक टिकने वाला । 
बिघ ( वि० ) दस प्रकार कां,--शतस्‌ 1. एक हजार 


( ४५२ ) 


2. एक सो दस, “रश्मि: सूयं,-श्ती एक हजार,--साह- 
खम्‌ दस हजार,--हरा 1. गङ्गा का विशेषण 2. गङ्गा 
के सम्मान के उपलक्ष्य मे ज्पेष्ठ शुक्ला दशमी को 
मनाया जाने वाला पर्व 3. दुर्गा के सम्मान में आश्विन 
शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला पर्व (विजया 
दशमी )। 

दक्षतय (वि०) (स्त्रीण-यी) [ दशन्‌ +-तयम्‌ ] दस भागों 
से युक्त, दस गुना । 

दक्षधा (अव्य०) [दशन्‌+-धा | 1. दस प्रकार से. 2. दस 
भागों में । 

दशनः, -नम्‌ [ दंश्‌-{-ल्युट नि० नलोपः ] 1. दाँत, मृहु- 
मुंहुर्देशनविखण्डितोष्ठया-- शि० १७।२, शिखरिदशना 
-मेघ० ९०, भग० १०।२७ 2. काटना,--नः पहाड़ 
की चोटी,--नम्‌ कवच ! सम०-अंश्ञु दांतों की चमक 
-ण्कु“ ६।२५, -अङ्कुः दांत से काटने का चिह्न 
काटना,-- उच्छिष्ट: 1. होठ 2. चुम्बन 3. आह,-छदः, 
~वासस्‌ (नपुं०) 1. होठ 2. चुम्बन,--पदम्‌ वुडका 
भरना, दांत का चिह्न- दशनपदं भवदधरगतं मम 
जनयति चेतसि खेदम्‌--गीत० ८,- बोज: अनार का 
पेड़ । 

दशम (वि०) (स्त्री*्मो) [ दशन्‌+-डट्‌-मट्‌ ] दशाँ । 

दशमिन्‌ (वि०) (स्त्री-नी) [ दशमी+-इनि ] बहुत 
पुराना । 

दशनो (स्त्री०) 1. चान्द्र मास के पक्ष का दसवाँ दिन 
2. मानव जीवन की दशवीं दशाब्दी 3. शताब्दी के 
अन्तिम दस वर्ष । सम०--स्थ, (दक्षमों गत) (वि०) 
९० वर्ष से अधिक आयु । 

दष्ट (वि०) [ दंश+-क्त ] काटा गया, डद्धू मारा गया 
आदि । 

दशा [ दंश्‌ +-अङ नि० टापू ] वस्त्र के छोर पर रहने वाले 
घागे, कपड़े पर लगी गोट, झालर, मगजी,-- -रक्‍तां- 
शुंकं पवनलोलदशं वहन्ती-मृच्छ० १।२०, छिन्ना 
इवाम्बरपटस्य दशाः पतन्ति--५।४ 2. दीवे की बत्ती 
--भरतुँ० ३१२९. कु० ४।३० 3. आयु, था जीवनं 
की अवस्था-- दे० नी० दशझांत' 4. जीवन की एक 
अवस्था या काल-जैसा कि वाल्य, यौवन आदि-रघु० 
५।४० 5. काल 6. स्थिति, अवस्था, परिस्थिति-नीचे- 
गच्छत्यूपरि च दशा चत्रनेमिक्रमेण--मेघ० १०९, 
विषमां हि दशां प्राप्य दैवं गर्हयते नर:--हि० ४३ 
7. मन की स्थिति या अवस्था 8. कर्मो का फल 
“भाग्य 9. ग्रहों की स्थिति (जन्म के समय) 10. मन. 
समझ 1]सम०--अन्तः 1. बत्ती का छोर 2. जीवन का 
अन्त--निविष्टविषयस्नेहः स दशान्तमृपेथिवान्‌ ` -रघु० 
१२।१ (यहाँ शब्द दोनों अर्थो में प्रयुक्त हुआ हैँ), 
-"इन्बन: लेप, दीपक,--कर्ष: 1. पस्त्र का किनारा 


2. लेप, दीपक,--पाक: --दिपाक: 1. भाग्य की परि- 
पक्वावस्था -- भाग्य. के अनुसार फल प्राप्ति 2. जीवन 
की परिवतित दशा । 

दशार्णाः (ब० व०) [ दश० ऋगानि दुर्गेभूमयो वा यत्र 
ब० स० ] 1. एक देश का नाम--सपत्स्यन्ते कतिपय- 
दिनस्थायिहंसा दशार्णा:--मेघ० २३ 2. इस देश के 
निवासी । 

बशिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ दशन्‌ +-इनि ] दश रखने 
वाला--(पुं०) दश ग्रामों का अधीक्षक । 

दशेर (वि०) [दंशू ै-एरक्‌] काटनेव एला, उपद्रवी, अनिष्ट 
कर, पीडाकर--रः शरारती या विषेला जंतु । 

दशे (से) रकः [ दशेर-{-कन्‌ ] ऊंट का बच्चा । 

दस्युः { दस्‌-युच्‌ ] 1. दुष्कमियों या राक्षसों का समूह, ` 
जो कि देवताओं के विद्रोही तथा मानव जाति के शत्रु 
थे और इन्द्र के द्वारा मारे भये (इस अर्थ में प्रायः 
वेदिक) 2. जातिबहिष्कृत, अपने कतंव्यकमो से च्युत 
हो जाने के कारण जाति से बहिष्कृत--तु० मनु० 
५।१३१,.१०।४५ 3. चोर, लुटेरा, उचक्का--पात्री- 
कृतो दस्युरिवासि येन--श० ५।२०,रघु ० ९।५३, मनु ० 
७1१४३ 4. दुष्ट, उत्पातश्षील--मा० ५।२८ 5. आत- 
तायी, उद्धत, अत्याचारी । 

दख (वि०) [ दस्यति पांसून्‌ दस्‌+-रक्‌ ] बबंर, भीषण, 
विनाशकारी,-ख्रौ (पु० द्वि व०) दोनों अहिवनी- 
कुमार, देवों के वैद,--खः 1. गधा 2. अश्विनी नक्षत्र । 
सम०--सुः (स्त्री०) सूर्यं की पत्नी और अश्विनी- 
कुमारों की माता संज्ञा । 

दह्‌ (म्वा० पर० दहति, दग्ध--इच्छा० दिघक्षति) 
जलाना, झुलसाना (आलं० से भी) --दग्घुं विश्वं दहन- 
किरणेर्नोदिता द्वादशार्का:--वेणी ० ३1६, ५।२०, सपदि 
मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुखकमलमधुपानम्‌ 
-गींत० १०, श० ३1१७ 2. उड़ा देना, पूर्ण रूप से 
नंष्ट कर देना 3. पीडा देना, सताना, कष्ट देना, दुःखी 
करना--इत्थमात्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति --श० ५, 
तत्सविषमिव शल्यं दहति माम्‌ -- ६1८, एतत्तु मां दहति 
यद्गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति 
--मृच्छ० १।१२, रघु० ८८६ 4. (आयु में) गर्म 
लोहे या कास्टिक तेजाब से जला देना, निस्‌,,--- 
1. जलाना, जलाकर समाप्त कर देना 2. सताना, 
दुःख देना, पीडित करना, षरि -,जलाना, झुलसाना 
-- दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन-ऋतु० १२४ 
भग० १।३०, प्र--1. जलाना 2. पूरी तरह से जला 
देना 3. पीडा देना, सताना 4. कष्ट देना, चिड़ाना, 
सम्‌--,जलाना--अभिजन: संदह्यतां वह्िना--भर्तु ० 
२।३९ । 

दहन (वि०) (स्त्री०--नी) [ दह्‌-ल्युट्‌ ] 1. जलाना, 


( ४५३ ) 


आग में जलाकर समाष्ल कर देना -भर्ते० १७१ 
2. विनाशकारी, क्षतिकर,--न: 1. आग 2. कतर 

'तीन' की संख्या 4. बुरा आदमी 5. “भल्लातक 
का पौधा, -नम्‌ 1. जलाना, आग में जलाकर समाप्त 
कर देना (आलं० से भी)--रघु० ८२० 2. गर्म लोहे 
या कास्टिक तेजाब से जला देना । सम०-- अराति 
पानी,~उषल: सूर्यकांतमणि,-उल्का, जळती हुई लकडी, 
--केतनः धूआँ,-- प्रिया अग्नि की पत्नी स्वाहा, 
-~सारथिः हवा । 


दहर (वि०) [ दह --अर ] 1. रंचमात्र, सूक्ष्म, बारीक, 


लघु 2. छोटा, ~रः 1. बच्चा, शिशु 2. जानवर का 
बच्चा 3. छोटा भाई 4. हूदयरन्ध, हृदय 5. चूहा, 
मूसा । 


बहू [दह+-रक्‌] 1. आग 2. दावाग्नि, जंगल की आग। 


दा! 


(भ्वा० पर०--प्रच्छति, दत्त) देना, स्वीकार करना, 
प्रति विनिमय करना-तिलेम्य: प्रतियच्छति माषान्‌ 
—सिंद्धा०, 1 (अदा० पर० दाति) काटना,--ददाति 
द्रविणं भूरि दाति दारिद्रयमथिनाम्‌ --कवि०, 
11 (जुहो० उभ०--ददाति, दत्ते, दत्त-परन्तु आ' 
पूर्व होने पर 'आत्त', उप पूवे होने पर उपात्त, नि 
पूर्व होने पर निदत्त या नीत्त तथा प्र पूर्व होने पर 
प्रदत्त या प्रत्त) 1. देना, स्वीकार करना, प्रदान करना, 
प्रस्तुत करना, सौंपना, समपित करना, भेंट देना 
(प्रायः कर्म० के साथ वस्तु के पक्ष में, व्यक्ति के 
पक्ष में संप्र, कभी संबं० अथवा अधि० भी) अवकाशं 
किलोदन्वान्‌ रामायाम्यथितो ददौ--रघु० ४।५८ 
सेचनघटे: बालपादपेभ्यः पयो दातुमित एवाभिवर्तते 
~° १, मनु० ३।३१, ९।२७१, कथमस्य स्तनं 
दास्ये-हरि० 2. (ऋण, जुर्माना आदि) देना 
3. सौंपना, दे देना 4. लौटाना, वापिस करना 5. छोड़ 
देना, त्यागना, उत्सर्ग करना, --प्राणान्‌ दा प्राण दे 
देना, इसी प्रकार--आत्मानं दा प्राण त्याग देना 
6. रखना रख देना, लगाना, जमाना-कर्ण करं ददाति 
“आदि 7. विवाह में देना -यस्मे दद्यात्‌ पिता त्वेनाम्‌ 
“मनु ० ५१५१, याज्ञ० २।१४६, ३।२४ 8. अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना (प्रायः 'तुमुन्नन्त' के साथ) -बाष्पस्तु 
न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि--श० ६।२१, (इस 
घातु के अर्थं उस संज्ञा के अनुसार जिससे जोड़ी जाय 
नाना प्रकार से अदलबबल किये जा सकते हैं या 
फॅलायं जा सकते हैँ, उदा०, अग्नि (पावक) दा 
आग लगाना, अर्गेलं दा कुंडी लगाना, चटखनी 
लगाना, अवकाश दा स्थान देना, जगह देना दे० 
'अवकाश', आज्ञां (निदे) दा आज्ञा देना, आदेश 
देना, आतपे दा धूप में रहना, आत्मानं खेदाय दा, 
अपने आपको कष्ट में फंसाना, आशिषं दा आशीर्वाद 


देना, कर्ण दा कान देना, ध्यान से सुनना, चक्षु 
(दृष्टि) दा नजर डालना, देखना, तालं दा तालियाँ 
बजाना, दर्शन दा अपने आपको दिखलाना, दूसरों 
की बात सुनना, निगडं दा हथकड़ी डालना, शृंखला 
में बांघना, प्रतिवचः (वचनं) --या --प्रत्युत्तर दा 
उत्तर देना, मनो दा किसी बात में मन लगाना, 
मार्ग दा रास्ता देना, जाने की अनुमति देना, रास्ते 
से अलग हो जाना, वरं दा वर देना, वाचं दा भाषण 
देना, वृत्ति दा घेरना, बाड़ लगाना, शब्द दा 


शोर मचान!, झाप दा शाप देना, शोकं दा, रंज पैदा 
करना, श्राद्ध दा श्राद्ध का अनुष्ठान करना, 
संकेतं दा नियुक्ति करना, संग्राम दा लड़ना 
आदि। प्रेर०-दापयति-ते दिलवाना, स्वीकार करवाना 
आदि--इच्छा० दित्सति-ते, देने की इच्छा करना, 


आ--(आ०) लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, 
सहारा लेना--व्यवहारासनमाददे युवा -रघु० ८।१८ 
१०।४०, ३।४६, प्रदक्षिणाचिरहविरग्निराददे--३।४१, 
१।४५ 2. शब्दोच्चारण करना--कि० १।३, शि० 
२।१३ 3. पकड़ना, थामना --कु० ७।९४ 4. उगाहना 
वसूल करना (कर आदि) --अगृध्नुराददे सोऽर्थान्‌ 
-रघु० १।२१, मनु० ८३४१ 5. ले जाना, लेना, 
वहन करना--तोयमादाय गच्छेः --मेघ० २०, ४६, 
कुशानादाय --श० ३ 6. प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, 
समझना --घ्राणेन रूपमादत्स्व रसानादत्स्व चक्षुषा 
आदि-महा० 7. बन्दी बनाना, क़ैद करना-उपा (आ) 
1. ग्रहण करना, स्वीकार करना 2. अवाप्त करना, 
प्राप्त करना--उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी-रघु० ५१, 
भूर्या पितामहोपात्ता-याज्ञ० २१२१ 3. लेना, धारण 
करना, ले जाना 4. अनुभव करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना 5. पकड़ना, आक्रमण करना, परि--,सौंपना, 
समर्पण करना, दे देना--छद्मना परिद्रदामि मृत्यवे 
--उत्तर० १।४५, मनु० ९।३२७, म्र-,स्वीकार करना, 
देना, प्रस्तुत करना --स्वं प्रागहं प्रादिषि नामराय कि 
नाम तस्मे मनसा नराय--नै० ६।९५, मनु० ३।९९, 
१०८, २७३, याज्ञ० २।९० 2. शिक्षा देना, सिखाना, 
भते० १।१५, प्रति --,अदलाबदली करना, विनिमय 
करना 2. लौटाना, वापिस देना-चौर० ५३ 3. बदला 
देना, क्षतिपूति करना, व्या-,(पर० आ०) खोलना, 
तोड़ कर खोलना --न व्याददात्याननमत्रमृत्युः - कि० 
१६।१६, नदी कूलं व्याददाति; या- व्याददते पिपी- 
लिकाः पतङ्गस्य मुखम्‌-मह०, संप्र- 1. देना, स्वीकार 
करना, प्रदात करना,-तं तेऽहं संप्रदास्यामि 2. परम्परा 
से प्राप्त होना-दे० संप्रदाय 3. दानपत्र लिखना, 
उत्तराधिकार में सौंपना । 


दाक्षायणी [दक्ष -फिडा +-डीष्‌] 1. २७ नक्षत्रों में (जो 


( ४५४ ) 


कि पुराणानुसार दक्ष की पुत्रियाँ मानी जाती है) से 
कोई सा एक नक्ष 2. दिति, कश्मप की पत्नी, 
देवताओं की माता 3. पार्वती 4. रेवती नक्षत्र 5. कद्रू 
या बिनता 6. दन्ती का पौधा । सम०-पतिः 1. शिव 
का एक विद्येषण 2. चस्द्रमा;--पुत्र: देवता । 

दाक्षाय्य: [दक्ष्‌-अय्य +-अण] गिद्ध । 

दाक्षिण (वि०) (स्त्री--णी). [दक्षिणा-+अण] 1. यज्ञीय 
दक्षिणा से सम्बद्ध अथवा उपहार से सम्बद्ध 2. दक्षिण 
दिशा से सम्बन्ध रखने वाला,--भम्‌ यज्ञीय दक्षिणाओं 
का समूह या संचय 1 

दाक्षिणात्य (वि०) [ दक्षिणा-त्यक्‌ ] दक्षिण से सम्बन्ध 
रखने वाला या दक्षिण में रहने बाळा, दक्षिणी--अस्ति 
दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरस्‌--पंच॑० 
१,-त्यः 1. दक्षिण देश का निवासी,--आरम्भशूराः 
खल्‌ दाक्षिणात्याः 2. नारियल | 

दाक्षिणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ देक्षि--ठक्र ] यज्ञीय 
दाक्षिणा सम्बन्धी । 

दाक्षिष्यम्‌ [दक्षिण+-ष्यञ्य्‌] 1. (क) नम्रता, शिष्टता 
सुजनता-तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगघवंशजा-रघु० 
१।३१ (ख) कृपाळृता--विक्रम० १।२, भत्‌० २।२३ 
मा० ११८ 2. किसी प्रेमी का (अपनी प्रेमिका के 
प्रति) बनावटी तथा अतिशालीन शिष्टाचार - श० 
६।५ 3. दक्षिण से आने की या सम्बन्ध रखने की 
स्थिति--स्नेहदाक्षिण्ययोर्योगात्‌ कामीव प्रतिभाति मे 
--विक्रम० २।४, (यहाँ इस शब्द के दोनों ही अर्थ हैं 
---प्रथम तथा द्वितीय) 4. तालमेल, सामंजस्य, सहमति 
5. नैपुण्य, चतुराई । 

दाक्षो [दक्ष+-इञ्ञ्‌ +डीष्‌] 1. दक्ष की पुत्री 2. पाणिनि 
की माता । सम०--पुत्र: पाणिनि । 

दाक्षेयः [दाक्षी {-ढक्‌] पाणिनि का मातुपक्षीय नाम । 


दाक्ष्यम्‌ [दक्ष ष्यञ्‌] 1. चतुराई, कुशलता, उपयुक्तता, 
दक्षता, योग्यता --भग० १८।४३ 2. सचाई, अखण्डता, 
ईमानदारी । 

दाघः [दह्‌ +-घञ, कुत्वम्‌] जलाना, जलन । 

दाङकः [ दल्‌ +-णिच्‌ +प्वुल, लस्य डः ] दाँत, हाथी का 
दाँत । 

वाढि (लि) मः, मा [दल्‌ |-घञ्ञ्‌ +-इपम्‌, डलयोरभेदः] 
अनार का पेड़ -पाकारुणस्फुटदाडिमकान्ति वक्त्रम्‌ 
--मा० ९।३१, अमरु १३ 2. छोटी इलायची,--मम्‌ 
अनार का फ़ल। सम० - प्रिय:,--भक्षण: तोता । 

दाडिम्बः [दा--डिम्ब बा०] अनार का पेड़ । 

दाढा [दा--किविप्‌==दा-ढोक्‌ + ड--टाप्‌] 1. बड़ा दाँत, 
दाढ 2. समच्चय 3. कामना, इच्छा । 

दाढिका [दाढ-+-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ | दाढ़ी, --मनु० ८।२८३ 


(कुल्लू ० इमू) 


दाण्डाजिनिक (वि०) (स्त्री०--की) [दण्डाजिनन-ठञ्ञ्‌] 
(घमं भक्ति के बाह्य चिह्न) डण्डा और मृगछाला । 
लिए हुए,--कः ठग, पाखण्डी, धूर्त । 

दाण्डिकः [दण्ड-]-ठञ्न ] ताडना देने वाला, दण्ड देने वाला । 

दात (वि०) [ दा-+-क्त.] 1. बाँटा हुआ, काटा हुआः 
2. धोया हुआ, पवित्रीकृत 3. काटी हुई (फसल) । 

दातिः (स्त्री०) [दान-क्तिन्‌] 1. देना 2. काटना, नष्ट 

` करना 3. वितरण । 

दातु (वि०) (स्त्री० --त्री) [ दा+-तृच्‌ ] 1. देने वाला' 
स्वीकार करने वाला, 2. उदार (पु०--ता) 1. दाता 
--कु० ६१ 2. दानी--भामि० १।६६ 3. महाजन, 
उधार देने वाला 4' अध्यापक । 

दात्यूहः [ दाति-ऊह्‌ +-अण्‌ | जलकुबकुट-- दात्यू हस्तिः 
निशस्य कोटरवति स्कन्धे निलीय स्थितम्‌-मा० ९।७ 
2. चातक पक्षी 3. बादल 4. जल-कौवा 'दात्योह' 
भी लिखा जाता हे) । 

दात्रम्‌ [दा+-ष्ट्न्‌] काटने का एक उपकरण, एक प्रकार 
की दांती या चाकू । 

दाद: [दद्‌ न घडा] उपहार, दान । सम०-- द; दानी । 

दान्‌ (म्वा० उभ०--दानति-ते) काटना, बाँटना - इच्छा० 
दीदांसति --ते, सीधा करना (यहाँ सन्नन्त केवल रूप 
की दृष्टि से हुं अर्थ की दृष्टि से नहीं) । 

दानम्‌ [दा4-ल्युट्‌| 1. देना, स्वीकार करना, अध्यापन 
2. सोंपना, समर्पण करना 3. उपहार, दान, पुरस्कार 
~मनु० २।१५८, भग० १७२०, याज्ञ० ३।२७४ 
4. उदारता, धर्मार्थ, घर्माथ पुरस्कार, दानशीलता 
--रधु० ११६९, भतु ९।४३ 5, मदमत्त हाथी के 
मस्तक से चूने वाला रस, मद,--सदानतोयेन विषाणि 
नागः---शि० ४६३, कि० ५९, विक्रम० ४।२५, पंच० 
२।७५, (यहाँ शब्द का चतुर्थ अर्थ भी घटता हूँ) 
रघु० २७, ४४५, ५।४३ 6. रिश्वत, घूस, अपने शत्रु 
के ऊपर विजय प्राप्त करने के चार उपायों में से एक, 
दे० 'उपाय' 7. काटना, बांटना 8. पवित्रीकरण, स्वच्छ 
करना 9. रक्षा 10. आसन, अङ्गस्थिति । सम ०-कुल्या 
हाथी की पुटपुड़ी से बहने वाले मद जल का प्रवाह, 
धर्मः दान देने का घर्म, दानरूपी धर्म,--पति: 
1. अत्यन्त उदार पुरुष 2. अक्रूर, कृष्ण का एक मित्र, 
पत्रम्‌ दान-लेख,--वात्रम्‌ दान लेने के योग्य व्यक्ति, 
ब्राह्मण,-प्रातिभाव्यम्‌ ऋण परिशोध करने की जमा- 
नत,--भिन्न (वि०) रिश्वत देकर फोड़ा हुआ,-- बीर 
1. बहुत दानी व्यक्ति 2. दान शीलता के फलस्वरूप 
वीररस, वीरतापूर्ण दान शीलता का रस, उदा० परशु- 
राम जिसने सात द्वीपों वाली इस पृथ्वी को दान कर 
दिया-तु० रस० में दी गई ('दानवीर' के अन्तर्गत) 
उक्ति--कियदिदमधिक मे यद्‌ द्विजायार्थयित्रे कवचम- 


( ४५५ ) 


रमणीयं कुण्डलं चार्पयामि, अकरुणमवकृत्य द्राक्कृपा- 
गेन निर्यद्‌ बहळरुघिरवारं मौलिमावेदयामि, --शौल, 
--शर,--शौण्ड (वि०) अत्यन्त उद्दार या दानशील । 

दानकम्‌ [ दान-+-कन्‌ | तुच्छ दान । 

दानअः [ दनोः अपत्यम्‌ --दनु तं अण्‌ ] राक्षस, पिशाच 
--त्रिदिवमुझतदानवकण्टकम्‌ --श० ७३ । तम० 
--अरिः ! देवता 2. विष्णु का विशेषण,---गुरुः शुक्र 
का विशेषण । 

दानवेयः | दनु त अङ्‌ --ढक्‌ | = दानवः । 

डान्त (भू० क० कृ०) [ दम्‌--क्त ] 1. पालतू, वश-में 
किया हुआ, दमन किया हुआ, नियन्त्रित, लगाम द्वारा 
रोका हुआ, दे० दम्‌ 2. पालतू, मुदु 3. त्यक्त 4. उदार, 
---तः 1. पालतू बेल 2. दानी 3. दमन का वृक्ष । 

दान्तिः (स्त्री०) | दम्‌ +क्तिन्‌ ] आत्म संयम, वश में 
करना, आत्मिनियस्त्रण । 

दान्ति (वि०) [ दत्त+ठ5ञ्ा ] हाथी दांत का बना 
हुआ । 

दायित (वि०) | दा णिच्‌--क्त ] 1. दिलाया गया 
2. जो देने के लिए बाध्य किया गया हो, जिस पर 
अर्थ दण्ड लगाया गया हो 3. जिसका निर्णय किया 
गया हो 4. अधिन्यस्त, प्रदत्त । 

दामन्‌ (तपुं०) [ दों+मनिन्‌ ] 1. डोरी, घागा, फीता, 
रस्सी, 2. फूलों का गजरा, हार--आदे बद्धा विरह- 
दिवसे या शिखा दाम हित्वा--मेघ ० ९२, कनकचम्पक- 
दामगौरीं--चौर० १, शि० ४५० 2. लकीर, घारी 
(जैसे विजली की)--विद्युद्टाम्ना हेमराजीव विन्ध्यम्‌ 
--मालबि० ३३२०, मेघ० २७ 4. बड़ी पट्टी । सम० 
-अञ्चलम्‌, --अज्जनम्‌ धोड़े की पिछाडी बांधने की 
रस्सी - शि० ५।६१,--उदरः कृष्ण का विशेषण । 

दामनी [ दामन्‌ +अण्‌+-डीप्‌ ] वह रस्सी जिसके सहारे 
पशुओं के पैर बाँध दिये जाते हैं । 

दामिनी [ दामन्‌ +-इनिञ-ङीप्‌ ] बिजली । 

दाम्पत्यम्‌ [ दम्पती -यक्‌ ] विवाह, स्त्री पुरुष का | 
पत्नी सम्बन्ध । 

दाम्भिक (वि०) (स्त्री०--की) [दम्भञ-ठक्‌] 1. घोखे- 
बाज, पाखण्डी 2. घमण्डी, अभिमानी 3. आडम्बर 
प्रिय, ढोंगी । 

दायः [ दा +-धऊा ] 1. उपहार, पुरस्कार, दान. -रहसि 
रमते प्रीत्या दायं ददात्यनुवतंते-मा० ३।२, प्रीतिदाय: 
मा० ४, मालवि० ८१९९ 2. वैवाहिक उपहार (जो 
वर या बधू को दिया जाय 3. भाग, अंश, उत्तराधि- 
कार, पैतृक संपत्ति,-अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवा- 
प्नुयात्‌ --मनु० ९।२१७, ७७, २०३, १६४ 4. भाग, 
हिस्सा 5. सौंपना, समर्पण करना 6. बांटना, वितरण 
करना 7. हानि, विनाश 8. देवदुविपाक 9. स्थान, 


जगह । सम०--अपबर्तनम्‌ उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति को जन्त करना-मनु० ९॥७९,-अहे (वि०) 
वैतृकृसम्पति को पाने का दावेदार -आदः 1. जो पैतुक 
सम्पत्ति के एक भाग का अधिकारी हो, उत्तराधिकारी 
-पुमान्‌ दायादोष्दायादा स्त्री-निरुें०, याज्ञ? २११८, 
-मनु० ८१६० 2. पुत्र 3. बन्धु, बान्धव, निकट या दूर 
का सम्बन्धी 4. दावेदार या दावेदार होने का बहाना 
करने वाला- गवां गोषु वा दायाद:--सिद्धा ०-आदा, 
--आदी 1. उत्तराषिकारिणी 2. पुत्री, आश्यम्‌ 
1. उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 2. उत्तराधिकारी 
बनने की स्थिति,--कालः पैतृक सम्पत्ति को बांटने 
का समय, अन्दुः 1. पैतृक सम्पत्ति का भागीदार 
2. भाई, -भागः उत्तराघिकारियों में सम्पत्ति की बाँट 
(सम्पत्ति का विभाजन) । 

दाबक (वि०) (स्त्रो०--यिका) [ दायंण्वुल , युक्‌ | 
देने वाला, स्वीकार करने वाला (समास के अन्त में 
प्रयुक्त) उत्तर”, पिण्ड? आदि । 

दारः [द्‌] घञ्‌] 1. दरार, रिक्ति, फटन, छिद्र 2..जुता 
हुआ खेत,--राः (ब० व०) पत्नी,-एते वयममी दाराः 
कन्येयं कुलजीवितम्‌-कु० ६1६३, दशरथदा रानघिष्ठाय 
वशिष्ठ: प्राप्तः -उत्तर० ४, पंच० १1१००, मनु» 
१११२, २२१७, श० ४१६, ५।२९। सम 
---अघीन (वि०) भार्या पर आश्रित, - उपसंग्रहः, 
प्रह, परिग्रहः,-प्रहभम्‌ विवाह,-नवे दारपरिग्रहे 
--उत्तर० १॥१९,--कर्मन्‌ (नपुं०) क्रिया विवाह 
-रघु० ७५1४० । 

दारक (वि०) (स्त्री०-रिका) [द्‌ ‡-णिच्‌ प्ल्‌] तोड़ने 
वाळा, फाइन वाला, टुकड़े २ करने वाला--दारिका 
हृदयदारिका पितुः,--कः 1. लड़का, पुत्र 2. बच्चा, 
शिशु 3. जानवर का बच्चा 4. गाँव । 

दारणम्‌ [ दृ--णिचू--ल्युट्‌ ] टुकड़े २ करना, फाड़ना, 
चीरना, खोलना, दो कर देना । 

दारदः [ दरद्‌+-अण्‌ ] 1. पारा 2. समुद्र, दः दम्‌ 
सिन्दूर । 

दारिका [दारक --टाप्‌, इत्वम्‌] 1. पुत्री 2. बेश्या । 

दारित (वि०) [दुर्न-णिच्‌+-क्त] फाडा हुआ, विभक्त 
किया हुआ, खण्ड २ किया हुआ, चीरा हुआ । 

दारिद्रघम्‌ [दरिद्--ष्यका] गरीबी, निर्घनता--दारिद्रध- 
दोषो गुणराशिनाशी-सुभा० । 

दारी [दू+णिच्‌+-इन्‌+-ङीष्‌] 1. दरार 2. एक प्रकार 
का रोग । 

दार (वि०) [दीयंते दू - उण्‌] फाइने बाला, चीरने वाला, 
--- ; 1. उदार या दानशील व्यक्ति 2. कलाकार,-द 
(नप) (पुं० भी) 1. लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, 
श 2. गुटका 3. उत्तोलन दष्ड 4. चटखनी 


( ४५६ ) 


5. देवदारु वृक्ष 6. कच्चा लोहा 7. पोतल। सम० 
“अण्ड: मोर. -आघाट: खुटबहई, -गर्भा काठ को 
पुतळी, ~जः एक प्रकार का डोल, --पात्रम्‌ कठरा, 
काठ का वर्तन, -पुत्रिका,--पुत्रो लकड़ी की गुडिया, 
मुख्याह्वया,-मुख्याह्वा छिपकिली,----पन्त्रम्‌ 1. कठ- 
पुतलो 2. लकड़ी का यन्त्र, बूः लकड़ी की गुड़िया, 
सारः चन्दन,--हस्तकः लकडी का चम्मच । 
दारुकः [दारुन-कन्‌] 1. देवदारु का पेड 2. कृष्ण के सारथि 
का ताम---उत्कन्धर दारुक इत्यवाच-शि० ४॥१८,-का 
1. कठपुतर्ल! 2. लकड़ी की मृति । 
दारुण (वि०) [द्‌ +ंणिच्‌ +उनन्‌] 1. कडा, सख्त-उत्तर० 
३।३४ 2. कठोर, कूर, निर्दय, निष्ठुर,--मय्येव 
विस्मरणदारुणचिनवृत्तौ --श० ५।२३, पशुमारण- 
कर्मदारुणः ६1१, मनु० ८1२७० 3. मीषण, भयानक, 
भयंकर - श० ६1२१ 4. घोर, प्रचण्ड, उग्र, तीव्र, 
अत्यन्त पीडाकर (शोक, पीडा आदि), --हृदयकुसुम- 
शोषी दारुणो दीर्घशोकः-उत्तर० ५ 5. बहुत तेज. 
कर्कश (शब्द आदि) 6. नृशंस, रोमाञ्चकारी, - णः 
भयानक रस,--णम्‌ उग्रता, निर्देयता, बीभत्सता आदि । 
दाढयम्‌ [दृढ + ष्यञ्‌ | 1. कडापन, सख्ती, दृढता 2. पुष्टि, 
समर्थन । 
दार्दृरः,-रम्‌ [दर्दर “ण | 1. दक्षिणावर्ती (दाई ओर खुलने 
वाला) शंख 2. जल । 
दार्भ (वि०) (स्त्रो०-र्भो) [ दभं+-अण्‌ ] कुश घास का 
बना हुआ-रामं मुज्चत्युटजपटलं वीतनिद्रो मयूरः-शऽ 
४, (अमे० पाऽ) । 
दार्व (वि०) (स्त्री०-र्वो) [ दार +-अण्‌ ] काठ का बना 
हुआ । 
दार्वेटम्‌ | पशिवन शब्द 
न्यायालय । 
दार्शनिकः [दर्शन :-ठऊा | दर्शन शास्त्रों से परिचित । 
दार्षद (वि०) (स्त्री०-दी) [ दृषद्‌ +अण्‌ ] 1. पत्थर का 
बना हुआ, खनिज 2. सिल पर पिसा हुआ (सत्तू 
आदि) । 
दार्ष्टान्त (वि०) (स्त्री०-ती) [ दृष्टान्त + अण्‌ ] दृष्टान्त 
देकर समझाया गया या व्याख्या किया गया, सचित्र 
वर्णन का विषय अर्थात्‌ उपमेय --स्वापस्य दार्ष्टान्ति- 
कत्वेन विवक्षितं - शंकर । 
दाल्मिः [दालयति असुरान्‌ -दल+णिच्‌+मि] इन्द्र । 
दावः [दुनाति दु+-ण|==दव । सम० --अग्निः,-अनलः 
--दहूनः, जङ्गल की आग, दावाग्नि - आनन्दमृग- 
दावाग्निः शीलशाखिमदद्विपः, ज्ञानदीपमहावायुरयं खल- 
समागमः --भामि० १।१९०, ३४ | 
बाक्षः [दशति हिनस्ति मत्स्यान्‌--दंश्‌ +ट, नस्य आत्वम्‌] 
मछुवा, मतु० ८।४०८, ४०९, १०।३४ । सम०-प्रामः 


दारु -“-अट्--क | मन्त्रणागृह, 


मछुवों का गाँव, -नन्दिनी व्यास की माता सत्यवती 
| का विशेषण ! 
| दास्रथः,-दाशरयिः [दशरथ+-अण्‌, इञ्म्‌ वा]-दशरथ का 
। पुत्र --रघु० १०।४४ 2. राम और उसके तीनों भाई, 
| विशेषकर राम--रघु० १२।४५ । 
दाद्यार्हाः (ब० व०) [ दर्शाह ++अण्‌ ] दशाह के वंशज, 
यादव--शि० २1६४ । 
दाशेरः | दाशी 1 ढुकू ] 1. मछुवे का बेटा 2. मछुबा 
उ. ऊंट । न 
दाशेरकः [ दाशेर+कन्‌ ] मालव देश,--काः (ब० व०) 
मालव देश के निवासी या शासक, दे० 'दाझेर' भी । 
दासः [ दास्‌ +-अच्‌ ] 1. गुलाम, सेवक--गृहकमंदाशा: 
--भर्तृं० ११, गृह, कम), आदि 2. मछुवा 3. शूद्र, 
| चौथे दर्ण का पुरुष, तु० 'गुप्त'। सम०--अनुवासः 
| “जुकाम का सेवक (अत्यत विनम्र सेवक) (कभी 
| कभी वक्ता के द्वारा यह्‌ शब्द 'विनम्रता' का सूचक 
| समझा जाता हैं) ,-जनः सेवक या गुलाम-कमपराघळवं 
| मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः --विक्रम० 
| ४1२९ ( भीइभाइ या सामान्य जनसमूह के लिए 
। 'दास्यकुलम्‌' समस्तशब्द प्रयुक्त किया जाता है ) 
| दासी [ दास--डौष्‌ | 1. सेविका, नौकरानी 2. मछुवे की 
| पत्नी 3. शूद्र की पत्नी 4. वेश्या । सम०--पयुत्र, 
| सुतः सेविका या गुलाम स्त्री का पुत्र,-सभम्‌ दासियों 
| का समूह, (जिस समय 'संबं०' ए० व० (दास्याः 
। शब्द समास में प्रयुक्त होता है तो उसका शाब्दिक 
अर्थ नष्ट हो जाता है, उदा० दास्या: पुत्रः,--सुतः 
छिनाल का बेटा, (हराम का बच्चा--एक प्रकार का 
|  अपशत्र्द) --दास्थाः पुत्र: शकुनिलुब्धकः--श० २; 
1. परन्तु दास्याः सदुशी' सेविका के समान । 
| दासेरः,---रकः [ दासी +-ढृक्‌, दासेर--कन्‌ ] 1. दासी या 
| सेविका का पुत्र 2. शूद्र 3. मछवा 4. ऊंट --शि० 
| १२३२, ५६६, (इस अर्थ में 'दासेय' शब्द भी है) । 
। दास्यम्‌ [ दास-+-प्यञ््‌ ] दासता, गुलामी, सेवा, अधीनता 
~ पतिकुळे तव दास्यमपि क्षमम्‌ --श० ५1२७, मनु० 
८1४५० । 
दाहः [ दह + घञ्ग्‌ ] 1. जलन, दावाग्नि,--दाहशक्तिमिव 
कृष्णवत्म॑नि --रघु० ११1४२, छेरो दंशस्य दाहो वा 
--मालवि० ४।४, कि० ५१२ 2. (आकाश की 
भांति) दहकती हुई लाली 3. जलन की उत्तेजना 
4. ताप, संताप । सम० -अगुरु (नपु ०) ---काष्ठम्‌ 
एक प्रकार का सुगन्ध, अगर, -आत्मक (वि०) जल 
उठने वाला, -ज्वरः जलन वाला बुखार,--सरः, 
- सरस्‌ (नपु०),--स्थलम्‌ मुर्दो के जलाने का स्थान, 
इमशानभूमि,--हर (वि०) गर्मी को दूर हटाने वाला 
(--स्म्‌) उशीर पौघा, खस । 


( ४५७ ) 


दाहक (वि०) (स्त्री०--हिका) [ दहू--ण्वुल्‌ ] 1. जलाने 
वाला, सुलगाने वाला 2. आग लगाने वाला, दहनशील 
3. दागने वाला,--कः आग । 

दाहनम्‌ [दह्‌ +ल्युट्‌] 1. जलाना, भस्म करना 2. दागना 

दाह्मम्‌ | दह +ण्यत्‌ ] 1. जलाने के योग्य 2. जल उठने 
के योग्य । व 

दिक्कः [ दिकू--क॑--क] बीस वर्ष का जवान हाथी, करभ । 


दिग्ध (वि०) | दिह+क्त ] 1. सना हुआ, लिपा हुआ, 
पोता हुआ--हस्तावसृग्दिग्धी--मनु० ३1१३२, रघु० 
१६1१५, दिग्घोञ्मृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढं 
निखात इव मे हृदये कटाक्षः--मा० १।२९ 2. मिट्टी 
में सना हुआ, कलुषित 3. विषाक्त--कु० ४२५, 
--श्घः 1. तेल, मल्हम 2. चिकना पदार्थ, उबटन 
आदि 3. आग 4. जहर में बुझा तीर 5. कहानी 
(वास्तविक हो या काल्पनिक) 

दिण्डि, दिण्डिरः | --तिण्डि,-- हिँडिर पृषो ० साधु: ] एक 
प्रकार का वाद्ययत्र । 

दित (वि०) [ दो--क्त, इत्वम्‌ | कटा हुआ, चीरा हुआ, 
फाड़ा हुआ, विभक्त । 

दितिः (स्त्रीऽ) [ दो-क्तिन्‌ ] 1. काटना, टुकड़े २ करना, 
विभक्त करना 2. उदारता 3. दक्ष की एक कन्या, 
कश्यप की पत्नी, राक्षसों और दैत्यों की माता । 
सम ० --जः,--तनयः पिशाच, राक्षस । 

बित्यः [ दिति +-यत्‌] राक्षस । 

दित्सा [ दातुमिच्छा-दान सन्‌ +अ--टाप्‌ ] देने की इच्छा 
--भामि० १1१२५ | 

दिदृक्षा [ द्रष्टुमिच्छा -दृश--सन्‌--अ-:-टापू ] देखने की 
इच्छा -एकस्थसौँदयंदिद्क्षयेव--कु० १।४९। 

दिधिषुः [ दिधं धैर्यं स्यति-सो- कु ==दिधिषुमात्मनः 
इच्छति --दिधिषु +-क्यच्‌+-क्विप्‌ ] पुनविवाहित स्त्री 
का दूसरा पति ( स्त्री० ), अक्षतयोनि विधवा जिसका 
दूसरा विवाह हुआ हो । 

दिधि (घी) षः (स्त्री०) | दिधि- सो + कू पृषो० साधुः ] 
1. दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री 2. अविवाहित बड़ी 
बहन जिसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो-- 
ज्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्यायामुह्यतेऽनुजा, सा चाग्रे 
दिधिषूर्जया पूर्वा च दिधिषू: स्मृता । सम०--पतिः 
बह पुरुष जिसते अपने भाई की विधवा से मंथन 
किया हो ( केवल वासना की तृप्ति के लिए न कि 
पवित्र कर्तव्य की दृष्टि से )--आतुर्म तस्थ भार्यायां 
योऽनुरज्येत कामतः, धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो 
दिधिषूपतिः -- मनु० ३।१७३। 

दिधीर्षा [ घ॒ +-संन्‌ +अ--टाप्‌ ] जीवित रखने की इच्छा, 
सहारा देने की इच्छा--दिक्कुञजराः कुरुत तत्‌ त्रितय 
दिधीर्षा--बालरा ० ११४८ | 

५८ 


दिनम्‌ [ युति तमः, दो (दी) +नक , ह्वस्व: | 1. दिन 
$विप० रात्रि) --दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुता- 
शनः--रधु० ४1१, यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःख- 
बशीकूते मनसि-काव्य० १०, दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ 
२।१५ 2. दिन (रात्रि समेत, २४ घण्टे का समय) 
“दिने दिने सा परिवर्घमाना-कु० १।२५, सप्त व्यतीयू- 
स्त्रियुणानि तस्य दिनानि-रघु २।२५। सम०-- 
अण्डस्‌-अन्धकार,-अत्ययः-अन्तः,-अबसानम्‌ सायंकाल, 
सूर्यास्त का समय--रघु० २।१५, ४५,--अघीदाः-सूर्यः 
--अर्धः मध्याह्न, दोपह्र,-आगमः,-आदिः,-आरम्भः, 
प्रभात, प्रातःकाल,--ईश्ञः, --ईदवरः-- सूर्ये --आत्मजः 
1. शनि का विशेषण 2. कर्ण का विशेषण 3. सुग्रीव 
का विशेषण, -- करः--कर्त्‌ ,-कुत्‌ ( पु ०) सूरज-तुल्यो- 
द्योगस्तव दिनकृतश्चाधिकारो मतो नः-विक्रम० २।१, 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो--उत्तर० ६।८, रघु० ९।२३, 
-कैशरः,---बः अंधेरा,-क्षयः सायंकाल, चर्या दैनिक 
व्यस्तता, प्रतिदिन का कार्यकलाप,-ज्योतिस्‌ (नपु ०) 
घूपः,-दरुःखितः चक्रवाक पक्षी, - प:,--पत्ति:, ` - बन्धुः; 
-मणिः,-मयूखः,-रत्नम्‌ सूर्य,-मुखम्‌ प्रातःकाल-रधु० 
९।२५,--मूर्घन्‌ ( पु ० ) प्राची दिशा का पर्वत 
(उदयाचल) जिसके पीछे से सूयं उदित होता हुआ 
माना जाता हे,--यौवनम्‌ मध्याहू, दोपहर (दिन,की 
जवानी) । 


दिनिका [ दिन +-ठन्‌+टाप्‌ ] दिन की मजदूरी । 

दिरिपकः (पु ०) खेलने की गेंद । 

दिलीपः (पु ०) एक सूर्यवंशी राजा, अंशुमान्‌ का पुत्र, 
भगीरथ का पिता ( परन्तु कालिदास के अनुसार रमु 
का पिता), [ कालिदास ने दिलीप को एक >, 
राजा वताया है, उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, 
जो सब प्रकार से अपने पति के अनुरुप थी । उनके 
कोई सन्तान न थी । फलत: वे अपने कुलगुरु वसिष्ठ 
के पास गये, गुरु ने उनको नंदिनी नाम की कामधेनु 
की सेवा करने के लिए कहा--उन्होंने २१ दिन तक 
गाय की सेवा की और २२वें दिन गौ ने उनपर कृपा 
की । फलतः उनके यहाँ एक यशस्वी बालक का जन्म 
हुआ जिसने बड़े होकर समस्त विशव पर विजय प्राप्त 
की और फिर वही रघुवंश का प्रवर्तक बना ]। 


दिव्‌ । (दिवा० पर०--दीव्यति, द्यूत या चून- इच्छा० 
दुदूषति, दिदेविषति) 1. चमकना, उज्ज्वल होना 
2. फेंकना, ( अस्त्र की भाँति) क्षपण करना-भर्ट्टि० 
१७।८७, ५।८१ 3. जूआ खेलना, पांसे से खेलना 
(पांसे' में कर्म» या करण०) --अक्षैरक्षान्वा दीव्यति 
- सिद्धा०, वेणी० ११३ 4. खेलना, क्रीडा करना 
5. हँसी दिल्लगी करना, चुटकियों में उड़ा देना, खेल 
करना, मजाक करना (कर्म के साथ) 6. दाँव पर 


( ४५८ ) 


रखना, शर्त लगाता 
(सम्बन्ध० के साथ ) -अदेवीद्बंघुभोगानाम्‌--भट्टि० 
८1१२२, ( उपसर्ग पूर्व होने पर कर्म» या सम्बन्ध० 
के साथ,--शतँ शतस्य वा परिदीव्यति--सिद्धा०) 
8. उडाना, अपव्यय करना 9. प्रशंसा करना 
10. प्रसन्न होना, हर्ष मनाना 11. पागल होना, 
पीकर मस्त होना 
करना, 1 (भ्वा० पर०, चुरा० 
देवयति-ते ) विलाप कराना, पीडा दिलाना, प्रकुपित 
कराना, सताना, उग ( चुरा० आ०--देवयते ) 
पीडा सहन करना, विलाप करना, आतंनाद करना, 
परि,-विलाप करना, क्रन्दन करना, पीडा सहन करना । 
भट्टि ० ४।३४। 


दिव्‌ (स्त्री०) | दीव्यन्त्यत्र दिव्‌ृ+बा आधारे डिवि- | 


7. बेचना, व्यापार करना | 


12. नींद आना 13. कामना | 
उभ० देवति, | 


तारा० | (कर्तृ ए० ब०--द्यौः) 1. स्वर्ग,--रघु० | 


।४, १२, मेघ० ३० 2. आकाश 3. दिन 4. प्रकाश 


उजाला--विशे० वह समरत शब्द जिनका पूर्वपद दिव्‌ | 


हैं, अधिकांश अनियमित है--उदा० दिवस्पतिः इन्द्र 
का विशेषण,-अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा--श० ६, 
-दिवस्पृथिव्यो स्वर्ग और पृथिवी,-दिदिजः,-दिविष्ठः, 


--दिनिस्थ,--दिदिस(ख)द्‌ (पुं ) दिवोकस्‌ (पु०) 


दिवौकस्‌,-सः स्वर्गं का रहने वाला, देवता--श० ७, 
रघु० ३।१९, ४७, दिविषद्वृन्दे:--गीत० ७। 


दिवम्‌ (नपुं०) [ दिव्‌ +-क ] 1. स्वर्ग 2. आकाश 3. दिन 


4. वन, जङ्गल, अरण्य । 


दिव्य (वि०) [ दिव्‌ यत्‌ ] 1. दैवी, स्वर्गीय, आकाशीय 


2. अतिप्राकृतिक, अलौकिक--परदोषेक्षणदिव्यचक्षष 
>-शि० १६।२९, भग० १११८ 3. उज्ज्वल, शानदार 
4. मनोहर, सुन्दर,--व्यः 1. अलौकिक या स्वर्गीय 
प्राणी---दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तात्‌ --शि० 
८1६४ 2. जौ 3. यम का विशेषण 4. दाशनिक,---व्यम 
1. देवी प्रकृति, दिव्यता 2. आकाश 3. दैवी परीक्षा 
(यह दस प्रकार की गिनाई गई हे), तु० याज्ञ० 
२।२२, ९५ 4. शपथ, सत्योविति 5. लौंग 6. एक 
प्रकार का चन्दन । सम०--अंशुः सूर्य,-अङ्कना-नारी, 
--त्री स्वर्गीय अप्सरा, दिव्य कन्या, अप्सरा,-अदिव्य 
(वि०) कुछ लौकिक तथा कुछ अलौकिक (जैसा कि 
अर्जुन ),--उदकम्‌ वर्षा का जल,-- कारिन्‌ (वि०) 
1. शपथ उठाने वाला 2. अग्नि परीक्षा देने वाला, 
--गायनः गन्धवं,-चक्षुस्‌ (वि०) 1. अलौकिक दृष्टि 
रखने वाला, दिव्य आँखों से यक्त --रध ० ३।४५ 
2. अन्वा (पुं) बन्दर (नपुं०) क्रषीय आँख, 
अलौकिक दृष्टि, मानव. आँखो द्वारा अदुष्ट पदार्थो को 
देखने की शक्ति, शानम्‌ अलौकिक जानकारी, दृश 
(पुं०) ज्योतिषी, प्रश्नः दिव्यलोकान्तर्गंत तत्त्वों कौ 
पूछताछ, भावी घटना क्रम की पूछ ताछ, झकुन विचार, 
=मानुषः उपदेवता,--रत्नम्‌ काल्पनिक रत्न जो स्वामी 
को सब इच्छाओं को पूरा करने वाला कहा जाता हैं, 
दार्शनिकों की मणि--तु० चिन्तामणि,--रथः स्वर्गीय 
रथ जो आकाश में चलता है,--रसः पारा, 


दिबसः,-सम्‌ [दीव्यतेऽत्र दिव्‌ +- असच्‌ किक्च] दिन-दिवस ¦ 
इवाश्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य-झ० ३।१२। सम० 
--ईक्वरः, - करः सूर्य, ऋतु० ३।२२,--मुखम्‌ प्रातः- 
काल, प्रभात, विगबः सायंकाल, सूर्यास्त-मेघ० ९९। 

दिवा (अव्य०) [ दिव्‌+का ] दिन मे, दिन के समय, 
दिवाभू --दिन निकळना । सम०-अटनः कौवा,-अन्ध 
उल्लू, -- अन्धको, अन्धिका छछुन्दर,--करः 1. सूर्य 
कु० १।१२, ४।४८ 2. कौवा 3. सूरजमुखी फूल 
--कोतिः 1. चाण्डाल, नीच जाति का पुरुष 2. नाई 
3. उल्लू,--निक्षम्‌ (अव्य०) दिन रात,-- प्रदोषः दिन | 
का दीपक या लॅम्प, अप्रसिद्ध पुरुष, भौतः,--भौति 
1. उल्लू --दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीत- 
मिवान्धकारम्‌--कु० १।१२ 2. चोर, सेंघ लगानेवाला, 
“7 अध्यम्‌ मध्याह्न, --रात्रन्‌ (अव्य०) दिनरात,-वसुः | 
सूयं,-क्षय (वि०) दिन में सोले बाला-रघु० १९।३४ 
स्वप्नः,--स्वापः दिन के समय सोता । 


दिबातन (वि०) (स्त्री०-नी) [दिवाभवः-टथु, तुट्‌ च] 


(वि०) दिव्य वस्त्रों को चारण करने वाला (स्त्रः) 
1. धूप 2. सूरजमुखी का फूल,-सरित्‌ (स्त्री०) 
आकाशगङ्गा, सारः साल का वृक्ष । 

दिश्‌ (तुदा० उभ ०-दिशति-ते, दिष्ट; प्रेर० देशयति-ते, 
इच्छा? दिदिक्षति-ते) 1. संकेत करना, दिखलाना, 
प्रदर्शन करना, (साक्षी के रूप में) प्रस्तुत करना 
~ साक्षिणः सन्ति मेत्यृक्त्या दिशेत्युक्तो दिशेन्न य 
मनु ० ८५७, ५३ 2. अधिन्यस्त करना; नियत 
करना--इष्टां गति तस्य सुरा दिशन्ति-महा० 3. देना, 
स्वीकार करना, प्रदान करना, अर्पण करना, सौंपना 
--बाणमत्र भवते निजं दिशन्‌ -कि० १३।६८, रधु० 
५३०, ११।२, १६७२ 4. (कर के रूप में) देना 
5. स्वीकृति देना-रघु० ११।४९ 6. निदेश देना, 
आदेश देना, हुक्म देना 7. अनुज्ञा देना, इजाज़त देना 
-स्मतु दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः--कि० ५२८ 
अलि-, 1 अघित्यस्त करना, सौंपा 2. प्रयोग का 
विस्तार करना, सादृश्य के आधार पर घटाना--इति 


दिन को या दिन से सम्बन्ध रखने वाला--कु० ४४६, | 


भट्टि० ५।६५। 


दिबिः [दिव्‌ +-इन्‌] चाष पक्षी, नीलकण्ठ ('दिवः' भी) । 


ये प्रत्यया उक्तास्तेऽत्रातिदिश्यन्ते-सिद्धा०, या प्रघान- 
मल्लनिरवंहणन्यायेनातिदिशति-शारी ०, अप-, 1. संकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना 2. प्रकथन करना, 


( ४५९ ) 


प्रस्तुत करना, कहना, घोषणा करना, बतलाना, 
चेतावनी देना--मनु० ८५४ 3. ढोंग रचना, बहाना 
करना---मित्रकृत्यमपदिश्य --रघु० १९1३१, ३२, ५४, 
शिरः शूलस्पर्शनमपदिशनू--दश० ५०, सिरदर्द के 
बहाने को युक्ति देते हुए 4. उल्लेख करना, निर्देश 
करना--रहसि भर्त्रा मद्गोत्रापदिष्टा -दश० १०२, 
आ¬, 1. करना, दिखलाना 2. आदेश देना, आज्ञा 
देना, निर्देश देना--पुनरप्यादिश तावदुत्यित:--कु० 
४1१६, आदिक्षदस्याभिगमं वनाय --भट्रि> ३।९, 
७२८, रधु० १५४, २।६५, मनु० १११९३ 
3. उद्दिष्ट करना, अलग करना, अघिन्यस्त करना 
-भंट्टि ३।३ 4. अध्यापन करना, उपदेश देना, शिक्षा 
देना, अङ्कित करना, निश्चित करना--रघु० १२।६८ 
5. विशिष्ट करना, 6. आगे होने वाली बात बताना, 
उद्‌-, 1. संकेत करना ज्ञापन करना, द्योतित करना, 
उल्लेख करना--प्रथमोहिष्टमासनम्‌--कु० ६1३५, 
यथोदिष्टव्यापारा--श० ३, अनेडमूक उद्दिष्ट: शठे 
-मेदि० 2. उल्लेख करना, निर्देश करना, संकेत करना 
-स्मरमुदिब्य--कु० ४।३८ 3. अभिप्राय रखना, 
उद्देश्य रखना, निदेश करना, अधिन्यस्त करना, अपित 
करना-फलमुहिश्य-भग० १७।२१, उददिष्टामुपनिहितां 
भजस्व पूजाम्‌-मा० ५।२५, वध्यशिलामुद्दिश्य प्रस्थितः 
नपंच० १ 4. सिखाना, उपदेश देना -सतां केनोहिष्टं 
विषममसिधाराक्तमिदम्‌--भतृं० २।२८, उप--- 
1. अध्यापन करना, उपदेश देना, सिखाना--सुखमुप- 
दिश्यते परस्य--का० १५६, मालवि० १।५, रघु० 
१६।४३, भग० ४।३४ 2. संकेत करना, इशारा 
करना, उल्लेख करना-गुणशषामुपदिश्य-रघु० ८.७३ 
3. कथन करना, बतलाना, घोषणा करना-कि कुलेनो- 
पदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌-मृच्छ० ९1७ 4. निदिष्ट 
करना, अङ्कित करना, स्वीकृति देना, निश्चित करना-न 
द्वितीयशच साध्वीनां क्वचि ड्भर्तोपदिश्यते-मनु ० ५1१६२, 
२।१९० 5. नाम लेना, पुकारना, निस्‌-, 1. संकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना- एककं निदिशन्‌ 
“श० ७, अङ्गुल्या निदिशति-आदि 2. अघिन्यस्त कर 


देना, दे देना ---निदिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य 
- रघु० १।९५ 3. सुझाना, निर्देश करना, संकेत 
करना 4. भविष्यवाणी करना 5. उपदेश देना 
6. बतलाना, समाचार देना, प्र-, 1. संकेत करना, 
इशारा करना, दिखाना, निर्देश करना-तस्याधिकार- 
पुरुषे: प्रणते: प्रदिष्टाम्‌ - रघु ५।६३, २1३९ 
2. बतलाना, कथन करना--भग० ८1२८, भट्टि० 
४।५ 3. देना, स्वीकार करना, उपहार देना, प्रदान 
करना--विद्ययोः पथि मुनिप्रदिष्टयो:--रघु० ११।९, 
७।३५, निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितञ्चातकेम्यः 


~ मेघ० ११४, मनु० ८1२६५, प्रत्या-, (क) अ- 
स्वीकार करना, दूर फकना, कतराना-प्रत्यादिष्टविशेष- 
मण्डनविधि:--श० ६।५, (ख) पीछे ढकेलना,-रघु ० 
६।२५ 2. पछाड़ देना; प्रत्याख्यान करना (व्यक्ति 
का) -कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ 
-“श० ५।३१ 3. दुरूह बनाना, निस्तेज करना, 
परास्त करना, पृष्ठभूमि में फेंक देना--रघु० १।६१, 
१०।६८ 4. विपरीत आज्ञा देना, वापिस बुलाना, 
व्याप-, ।. नाम लेना, पुकारना,--व्यपदिश्‍्यते जगति 
विक्रमीत्यतः-शि० १५।२८ 2. मिथ्या नाम लेना, 
मिथ्या पुकारना--मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि 
-मृच्छ० ४।९ 3. बोलना, गवं से कहना--जन्मेन्दोचि- 
मले कुले व्यपदिशसि-वेणी० ६।७ 4. बहाना करना, 
ढोंग रचना-महावी० २1११, सम्‌-, 1. देना, स्वीकृति 
देना, अधिन्यस्त करना, सौंपना--भट्टि० ६।१४१, 
याज्ञ०” २।२३२ 2. आज्ञा देना, निर्देश देना, शिक्षा 
देना, उपदेश देना, सन्देश भेजना--किनु खलू दुष्यन्त- 
स्य युक्तरूपमस्माभिः सन्देष्टव्यम्‌-श० ४, शि० ९।५६, 
६१ 3. सन्देश के रूप में भेजना, सन्देश सौंपना--अथ 
विश्वात्मने गौरी सन्दिदेश मिथः सखीम्‌-कु० ६१ । 


दिश्‌ (स्त्रीश) [ दिशति ददात्यवकाशम्‌ दिश्‌--क्विप्‌ ] 


(कतूँ० ए० व०--दिक्‌,-ग्‌) 1. दिशा, दिग्बिन्दु, चार 
दिशाएँ, परिधि का बिन्दु, आकाश का चौथाई -दिशः 
प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखा:---रघु० ३।१४, दिशि दिशि 
किरति सजलकणजालम्‌ --गीत० ४ 2. (क) वस्तु 
का केवल निर्देश, इंगित, (सामान्य रूप रेखा का) 
संकेत, इतिदिक्‌ (भाष्यकारों द्वारा बहुल प्रयोग, (ख) 
(अतः) रीति, रूप, प्रणाली--मुनः पाठोक्तदिशा 
-_सा० द०, दिगियं सूत्रकृता प्रदशिता, दासीसभं नृप- 
सभं रक्षःसभमिमा दिश:--अमर० 3. प्रदेश, अन्त- 
राल, स्थान 4. विदेश या दूरस्थ प्रदेश 5. दृष्टिकोण, 
विषय को सोचने की रीति 6. उपदेश, आदेश 7. 'दस' 
की संख्या 8. पक्ष, दल 9. काटने का चिह्न (विशे० 
समास में स्वरादि, सघोष तथा ऊष्म व्यंजनादि शब्दों 
से पूर्वं 'दिग्‌' तथा अघोष व्यंजनादि शब्दों से पूर्व 
'दिक्‌' हो जाता है उदा० दिगम्बर, दिग्गज, दिक्‌पथ, 
दिक्करिन्‌ आदि) । सम०--अन्तः दिशाओं का 
किनारा या क्षितिज, दूर का अंतर, दूरस्थ स्थान 
--भामि० १२, रघु० ३।४, ५।६७, १६।८७ नाना- 
दिगन्तागता राजानः आदि,--अन्तरब्‌ 1. दूसरी दिशा 
2. मध्यवर्ती स्थान, अन्तरिक्ष, अन्तराल 3. दूरवर्ती 
दिशा, अन्य प्रदेशं, विदेश,--अम्बर (वि०) दिशाएं 
ही जिसका वस्त्र हों, बिल्कुल नग्न, विवस्त्र--दिगम्बर- 
त्वेन निवेदितं वसु--कु० ५।७२, (--रः) 1. नग्न 
भिक्षु (जेन या बौद्ध संप्रदाय का) 2. साधु, संन्यासी 


( ४६० ) 


3. शिव का विशेषण 4. अंघेरा,--ईश्ः,--ईश्वरः दिशा 
का अधिष्ठात्री देवता -कु० ५५३, दे० अष्टदिक्‌- 
पाल.--करः 1. यवा, जवान आदमी 2. शिव का 
विशेषण, --- कारिका--करी, जवान रूड़की या स्त्री 
-“करित्‌,--गजः,--दन्तिन्‌--वारणः (पुं०) वह हाथी 
जो पृथ्वी को संभालने के लिए किसी दिशा में स्थित 
कहा जाता हँ (यह आठों दिशाओं में स्थित होने के 
कारण अष्ट दिग्गज कहलाते हैँ) --दिग्दन्तिशेषा: ककु- 
भश्चकार-विक्रम० ७।१,--ग्रहणम्‌ पृथ्वी की दिशाओं 
का अवलोकन,--चक्रम्‌ 1. क्षितिज 2. समस्त विश्व, 
--जय:,-- विजय: दिग्विजय, सब दिश्ञाओं में भिन्न २ 
देशों को जीतना, विश्व का विजय करना - स दिग्वि- 
जयमव्याजवीर: स्मर इवाकरोत्‌--विक्रमांक० ४1१, 
दर्शनम्‌ केवल दिशाएँ दिखाना, केवल सामान्य रूप, 
रेखा की ओर संकेत करना,-नागः 1. पृथ्वी की दिशा 
का हाथी, दे० दिग्मज 2. कालिदास का समसामयिक 
एक कवि (यह बात मेघ० १४ में मल्लि० की व्याख्या 
पर जो बडी संदिग्ध हे, आधारित हे), मण्डलम्‌ 
= दिकचक्रम्‌, --मात्रम केवल दिशा या संकेत,--मुखम्‌ 
आकाश की कोई सी दिशा या भाग--हरति मे हरि- 
वाहनदिङ्मुखम्‌-विक्रम० ३।६, अमरु ५,--मोहः मार्ग 
या दिशा भूल जाना,--वस्त्र (वि०) विल्कुल नंगा, 
विवस्त्र, (स्त्रः) 1. दिगम्बर संप्रदाय का जैन या बौद्ध 
भिक्षु 2. शिव का विशेषण,--विभावित (वि०) विश्रुत, 
विख्यात या सब दिशाओं में प्रसिद्ध । 


विज्ञा [ दिश्‌ --अङ्‌--टापू ] पृथ्वी का चौथाई, ओर, 
तरफ, प्रदेश । सम०--गजः,--पालः, दे० दिग्गज, 
दिकृपाल । 

दिव्य (वि०) [दिशि भवः-दिश्--यत्‌ ] पृथ्वी की 
किसी दिशा से सम्बन्ध रखने वाला, या किसी दिशा 
में स्थित । 

दिष्ट (वि०) [दिश्‌--क्त] 1. दिखलाया हुआ, संकेतित, 
निर्देश किया हुआ, इशारे से बताया हुआ 2. वर्णित, 
उल्लिखित 3. स्थिर, निश्चित 4. निदेशित, आदेश 
दिया हुआ,-ष्ठम्‌ 1. अधिन्यास, नियतीकरण 2. भाग्य, 
नियति, सौभाग्य या दुर्भाग्य--भो दिष्टम्‌ -श० २ 
3. आदेश, निदेश 4. उद्देश्य, ध्येय । सम०- अन्तः 
नियत किय हुए समय की समाप्ति, मृत्यु-दिष्टान्त- 
माप्स्यति भवानपि पुत्रशोकात्‌ -रघु० ९।७९। 

दिष्टिः (स्त्री०) [ दिश्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. अधिन्यास, नियती- 
करण 2. निदेश, आज्ञा, शिक्षा, नियम, उपदेश 
3. भाग्य, किस्मत, नियति 4. अच्छी किस्मत, प्रसन्नता, 
शुभ कार्य (जेसा कि पुत्रजन्म )-दिष्टिवृद्धिमिव शुश्राव 
~~का० ५५, दिष्टिवृद्धिसम््रमो महानभूत्‌ --का० 
७३। 


दिष्टया (अव्य०) [दिष्टि का करण० ए० व०] भाग्य से, 
सौभाग्य से, ईश्वर का धन्यवाद, मँ कितना प्रसन्न हूँ, 
कितना सौभाग्यशाली, शाबाश (हर्ष या बधाई का 
उद्गार ) -दिष्ट्या प्रतिहतं दुर्जातम्‌-_मा० ४, दिष्टया 
सोयं महात्राहुरञ्जनानन्दवर्घनः-उत्तर० १1३७, वेणी ० 
२।१२, दिष्ट्या वृध्‌ बधाई देना,--दिष्ट्या धर्मपत्नी 
समागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्घते-श० ७। 
(अदा० उभ०--देग्चि, दिग्धे, दिग्ध--इच्छा० 
दिधिक्षति) 1. लीपना, सानना, पोतना, बिछाता 
-भट्रि ३।२१, ७।५४ 2. मेला करना, भ्रष्ट करना, 
अपवित्र करना--रघु ० १६।१५, सम्‌--, 1. सन्देह 
करना, अनिश्चित रहना - याज्ञ० २।१६, संदिग्धो 
विजयो युधि--पंच० ३।१२ 2. भूल करना, हतबुद्धि 
होना (कर्मवा०)-पान्तु त्वामकठोरकेतकशिखासंदिग्ध- 
मुर्धेन्दवः (जटाः) मा० १।२, या--धूपैर्जालविनि:- 
सूर्तैवेलभयः संदिग्धपारावता:--विक्रम० ३१२, कु० 
६।४० 3. आक्षेप आरम्भ करना । 
दी (दिवा० आ०--_ दीयते, दीन) नष्ट होना, मरना । 
दीक्ष (भ्वा० आ० -दीक्षते, दीक्षित) 1. किसी धमं- 
संस्कार के अनुष्ठान के लिए अपने आपको तँयार 
करना, दे० नी० 'दीक्षित' 2. अपने आपको समपित 
करना 3. शिष्य बनाना 4. उपनयन संस्कार करना 
5. यज्ञ करना 6. आत्म संयम करना । 
दोक्षकः [दीक्ष +-ण्वुल्‌] आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक । 
वीक्षणम्‌ [दीक्ष्‌ -+-ल्युट्‌] दीक्षा देना, घर्मार्पण । 
दीक्षा [दीक्ष तअ+-टाप्‌] 1. किसी धर्म-संस्कार के लिए 
समर्पण, पवित्रीकरण--रघ्‌ ० ३।४४, ६५ 2. यज्ञ से 
पूर्व किया जाने वाला प्रारम्भिक संस्कार 3. धर्मसंस्कार 
-~विवाह दीक्षा--रघु० ३1३३, कु० ७।१, ८।२४ 
4. यज्ञोपवीत संस्कार करना, किसी विशेष उद्देश्य के 
लिए अपने आपको समर्पण करना । सम०--अन्तः 
पूर्वकृत यज्ञादि कमं की त्रुटियों की शान्ति के लिए 
किया जाने वाला पूरक-यज्ञ । 
दीक्षित (भू० क० कृ०) [दीक्ष्‌+-क्त] संस्कारित, (किसी 
घर्म-संस्कार के अनुष्ठान के लिए) दीक्षा-प्राप्त- एते 
विवाहदीक्षिता यूय-उत्तर० १, आपन्नाभयसत्रेषु 
दीक्षिताः खलु पौरवा:--श० २।१६, रघु० ८।७५, 
११।२४, वेणी ० १२।५ 2. यज्ञ के लिए तैयार 3. ब्रत 
लेकर (किसी पुण्य कार्य के लिए) तैयार-रघु० 
११।६७ 4. अभिषिक्त--रधु० ४1५, -तः 1. दीक्षा- 
कार्य में व्यस्त पुरोहित 2. शिष्य 3. वह पुरुष जिसने 
या जिसके पूर्व-पुरुषों ने ज्योतिष्टोम जैसे बृहद्‌ यज्ञों 
का अनुष्ठान किया हो । 
दोदिविः [दिव्‌ +-क्विन्‌, द्वित्वं, दीर्घरच]!. उबले हुए चावल 
2. स्वग । 


दिह 


( ४६१ ) 


दीधितिः (स्त्री०) [ दीधी--क्तिनू, इट्‌, ईकारलोपश्च | 
1. प्रकाश की किरण -रघु० ३२२, १७४८, न° 
२।६९ 2. आभा, उजाला 3. शारीरिक कान्ति, स्फूति 
-भते० २२९1 

दीघितिमत्‌ (वि०) | दीघिति+मतुप्‌ | उज्ज्वल (पुं०) 
सूय -कु० रार, ७७० । 

दीधी (अदा० आ० दीघीते) 1. चमकना 2. दिखाई देना, 
प्रतीत होना । 

दीन (वि०) [दी -क्त, तस्य नः] 1. ग्ररीब, दरिद्र 2. दुःखी 
नष्ट-भ्रष्ट, कष्टग्रस्त, दयनीय, अभागा 3. खिन्न, 
उदास, विषण्ण, शोकग्रस्त--सा विरहे तब दीना 
>>गीत० ४ 4. भीरु, डरा हुआ 5. क्षुद, शोचनीय 
मर्तुं ० २५१, -नः गरीब आदमी, दुःखी या विपद्‌- 
ग्रस्त--दीनानां कल्पवृक्ष:--मृच्छ० १!४८, विनानि 
दीनोद्धरणोचितस्य--रघु० २।२५। सम०--बयालु 
--बंत्सल (दिऽ) दीन-दुखियों के प्रति कृपालु--बन्धुः 
दीन-दुखियों का मित्र । 

दीनारः [दी +-आरक्‌, नुट्‌] 1. एक सोने का विशेष सिक्का, 
-जितश्चासौ मया षोडशसहस्राणि दीनाराणामू-दश० 
2. सिक्का 3. सोने का आभूषण । 

दीव्‌ (दिवा० आ० --दीप्यते, दीप्त --बारम्‌०--देदीप्यते) 
1. चमकना, जगमगाना (आलं० भी) -सर्वेरस्रे: समग्रे- 
स्त्वमिव नृपगुणेर्दीप्यते सप्तसप्ति:--मालवि० २1१३, 
तरुणीस्तन इव दीप्यते मणिहारावलि रामणीयकम्‌ 
-ऱनै० २४४, भट्रि २२, रघु० १४६४, हि० प्र० 
४६ 2. जलना, प्रकाशित होना-यथा यथा चेयं चपला 
दीप्यते--का० १०५ 3. दहकना, प्रज्वलित होना, 
बढ्ना--(आलं० भी) रघु० ५४७, भट्टि० १४८८ 
शि० २०।७१ 4. क्रोध से आगबबूला होना-कि० 
३।५५ 5. प्रख्यात होना--प्रेर० दीपयति-ते, आग 
सुलगाना--प्रज्वलित करना, रोशनी करना, प्रकाश 
करना, वुन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालैः (इन्दु:)--गीत ० 
७, उद्‌-, प्रेर० 1. आग सुलगाना, 2. उदबोधित करना 
उत्तेजित करना, उद्दीपित करना, प्र-, सम्‌-, चमकना, 
जगमगाना । 

दोपः [दीप्‌ +णिच्‌+-अच्‌], लैप, दीवा, प्रकाश --नृपदीपो 
घनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि, अन्तरस्थररगृणेः शुभ्रैलक्ष्यते 
नैव केनचित््‌--पंच० १।२२१, न हि दीपौ परस्पर- 
स्योपकुर्तः-ञ्यारी०, इसी प्रकार ज्ञानदीप’ । सम० 
~अन्बिता 1. अमावस्या 2.==दीपावली,--आराधनम्‌ 
दोप थाल में रख कर देवमूति को आरती उतारना, 
---आलिः, --लो, -आवली--उत्सवः 1. दीपपंक्ति, 
रात के समय रोशनी करना 2. विशेषरूप से दिवालो 
का उत्सव जो कार्तिक की अमावस्या में मनाया जाता 
है,-“कलिका दीपक की लौ, -किट्टम्‌ दीपक का फूल, 


दीये का गुल--कृपी,-खरी दीवे की बत्ती--ध्वजः 
काजल,--वादयः,--वृक्षः दीपाधार, दीवट,--षुष्पः 
चम्पा का वृक्ष --भाजनंम्‌ दीपक, रघु० १९।५१, 
--माला प्रकाश करना, रोशनी करना,--शत्रुः पतंग, 
--ज्षिखा दीपक की लो,--श्वद्धुला दीवों की पंक्ति, 
रोशनी । 

दीपक (वि०) (स्त्री०-पिका) [ दीप+णिच्‌ + म्वुल ] 
1. आग सुलयाने वाला, प्रज्वलित करने वाला 
2. रोशनी करने वाला, उज्ज्वल बनाने वाला 3. सचित्र 
बनाने वाला, सुन्दर बनाने वाला, विख्यात करने वाला 
4. उत्तेजक, प्रखर करने वाला-शि० २।५५ 
5. पौष्टिक, पाचन शक्ति को उद्दीप्त करने. वाला, 
पाचनशीळ,-कः 1. प्रदीप-तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष 
निमेल विवेकदीपकः-भतुं ० १।५६ 2. बाज 3. कामदेव 
का विशेषण ('दीप्यक' भी) ,-कम्‌ 1. जाफ़रान, केसर 
2. (अलं० शा०) एक अलंकार जिसमें समान विशेषण 
रखने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ (प्रकृत और 
अप्रकृत) एक जगह मिला दिये जायें, या जिसमें 
कुछ विशेषण (प्रकृत और अप्रकृत) एक ही कर्म के 
विधेय बना दिये जायें,-सकृद्वततिस्तु धर्मस्य प्रकृता- 
प्रकृतात्मनां, सेव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येतिदीपकम्‌; 
--काब्य० १०, तु० चन्द्रा०--वदन्ति. वर्ण्यावर्ण्यानां 
घर्मेक्यं दीपकं वुघाः, मदेन भाति कलभः प्रतापेन 
महीपतिः -- ५।४५ । 

दीपन (वि०) [ दीप्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. आग सुलगाने 
वाला, प्रकाश करने वाला 2. पुष्टिकारक, पाचनशक्ति 
को उद्दीप्त करने वाला 3. उत्तेजक, उद्दीपक 4. केसर, 
ज्ञाफ़रान । 

दीपिका [दीप्‌ +-णिच्‌+-ण्बुल्‌-- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. प्रकाश, 
मशाल--रघु० ४४५, ९।७० 2. (समास के अन्त 
में) सचित्र वर्णन करने बाला, स्पष्टकर्ता; तकं- 
दीपिका । 

दीपित (वि०) [दीप्‌ +-णिच्‌ +-क्त} 1. जिसको आग लगा 
दी गई हो 2. प्रज्वलित 3. रोशनीवाला, प्रकाशमय 
4. प्रव्यक्त, प्रकाशित । 

दीप्त (भू क० कु०) [ दीप्‌-क्त ] 1. जलाया हुआ, 
प्रज्वलित, सुलगाया हुआ 2. दहकता हुआ, गरम, 
प्रकाश उगछन वाला, चकाचौंध करने वाला 3. प्रकाश- 
मय 4. उत्तेजित, उद्दोपित,--प्तः 1. सिंह 2. नींबू का 
पेड,--सम्‌ सोना । सम०- अंशुः सूर्य, अक्षः बिल्ली, 
अग्नि (वि०) (आग की भाँति) सुलगाया हुआ 
(-ग्तिः) 1. धघकती हुई आग 2. अगस्त्य का नाम, 
--अङ्कः मोर,-आत्मन्‌ (वि०) जोशीले स्वभाव का, 
-- -उपलः सूर्यकान्तमणि,-किरणः सूर्य,-- -कोतिः 
कातिकेय का विशेषण,--जिह्वा लोमड़ी (आलंकारिक 


( ४६२ ) 


रूप से झगडाल्‌ और दुष्टस्वभाव वाली स्त्री के लिए 
प्रयुक्त होता हैँ), तपस्‌ ( वि० ) - उज्ज्वल घर्म- 
निष्ठा से युक्त, उत्कट भक्ति वाला,-पिङ्कलः सिह, 


कार्य करने वाला, मन्थर, प्रत्येक कार्य को देर में करने 
वाला, टालने वाला, देरं लगाने वाला--दीघेसूत्री 
विनश्यति--पंच ० ४। 


--रुसः कंचुवा,--लछोचनः बिल्ली,--लोहम्‌ पीतल, 


- दीधिका [दीघं--कन्‌- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. एक लम्बा सरो- 
कासा । 


बर, जलाशय-मालवि० २।१३, रघु० १६।१३ 2. कूआँ 
दीप्ति: (स्त्री०) [दीप्‌ +-क्तिन्‌] 1. उजाला, चमक, प्रभा, दोष या बावड़ी । द 
आभा 2. सौंदर्य की उज्ज्वलता, अत्यन्त मनोरमता | दीर्ण (वि०) हि क्त] 1. चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, टुकड़े 
(दीप्ति और कान्ति के अन्तर के लिए दे० कान्ति) टुकड़े हुआ 2. डरा हुआ, भयभीत । 
3. लाख 4. पीतल । बु (स्वा० पर०--दुनोति, दूत, या दून) 1. जलाना, आग. 
दीप्र (वि०) | दीप्‌--र ] चमकीला, जगमगाता हुआ में भस्म करना--भट्टि० १४८५ 2. सताना, कष्ट 


चमकंदार,-- प्र: आग । 


दोघे (वि०) [दृ--घडा,] (म० अ०--द्राधीयस्‌, उ० अ० 


“+द्राधिष्ठ ) 1. (समय और स्थान की दृष्टि से) 
लम्बा, दूर तक पहुँचने वाला,-- दीर्घाक्षं शरदिन्दु- 
कान्तिवदनम्‌--मालवि० २1३, दीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ 
--मेघ० ३५, दीर्घापांग आदि 2. लम्बी अवधि का 
टिकाऊ, उबा देने वाला--दीघेयामा त्रियामा--मेघ० 
१०८, विक्रम० ३४, श० ३।१५ 3. (आह को 
भाँति) गहरा--अमरु ११, दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य 
4. (स्वर की भाँति) लम्बा, जैसा कि 'काम' में 'आ' 
5. उत्तुंग, ऊंचा, उन्नत,--र्थम्‌ (अव्य०) 1. चिर, 
चिरकाल तक 2. अत्यन्त 3. अघिक,- घं: 1. ऊंट, 
2. दीर्घस्वर । सम ०--अध्वगः दूत, हरकारा, अहन्‌ 
(पुं०) ग्रीष्म, आकार (वि०) बड़े आकार का, 
~ आयु आयुस्‌ (वि०) दीर्घजीवी, लम्बी आयु 
वाला,--आयुधः 1. भाला 2. कोई रम्बा हथियार 
3. सुअर,--आस्यः हाथी,--कष्ठः, - कच्ठकः,-कन्धरः 
सारस,--काय (वि०) (कद में) लम्बा,-केशः रीछ, 
-गतिः,--प्रीवः,--घाटिकः,--ज हः ऊट,-जिह्वः 
साँप, सपं,--तपस्‌ (पुं) अहल्या के पति गौतम का 
विशेषण --रघु० ११।३४,- तरुः, दण्डः, द्रुः ताड 
वृक्ष,-दुण्डी छछ्न्दर,-दशिन्‌ (वि०) विवेकी, समझ- 
दार, दूरदर्शी, दूर तक की बात सोचने वाला--पंच ० 
३।१६८ 2. मेधावी, बुद्धिमान्‌, {पुं०) 1. रीछ 2. उल्लू, 
चाद (वि०) लगातार देर तक शोर मचाने वाला, 
(--इः) 1. कुत्ता 2. मुर्गा 3. शंख,-निद्रा 1. लम्बी | 
नींद 2. चिरशथन, मृत्यु--रघु० १२।११,--षब्रः ताइ 
का वृक्ष,--पादः बगुला,--पादपः 1. नारियल का पेड़ 
2. सुपाड़ी का पेड़ 3. ताड़ का वृक्ष,-पृष्ठः साँप, 
--बाला एक प्रकार का हरिण, चमरी, (इसकी पूंछ | 


देना, दुःख देना--उद्धासीनि जलेजानि दुन्वन्त्यदयितं 
जनम्‌--भट्टि० ६।७४, ५।९८, १७।९९, (मुखं) तव 
विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌--रघु० ८५५ 3. पीड़ा 
देना, शोक पैदा करना--वणंप्रकर्षं सति कणिकारं 
दुनोति निर्गन्धतया स्म चेत:--कु० ३।२८ 4. (अक०) 
कष्टग्रस्त होना, पीडित होना-_देहि सुन्दरि दर्शनं 
मम मन्मथेन दुनोमि-गीत० ३,_कर्मवा० (या 
दिवा० आ०) कष्टग्रस्त होना, पीडित होना--नायातः 
सखि निर्दयो यदि शठस्त्वं दूति कि दूयसे--गीत० ७, 


'कु० ५।१२, ४८, रघु० १।७०,.१०।२१। 
दुःख (वि०) [दुष्टानि खानि यस्मिन्‌, दुष्टं खनति खन्‌ 


--ड, दुःख्‌-अच्‌ वा तारा०] पीड़ाकर, अरुचिकर, 
दुःखमय--सिंहानां निनदाः दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ 
--रामा० 2. कठिन, बेचैन--खम्‌ 1. खेद, रंज, 
विषाद, दुःख, पीड़ा, वेदना--सुखं हि दुःखान्यनुभूय 
शोभते-मृच्छ० १।१०- यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्र- 
सवत्तरम्‌-विक्रम० ३।२१, इसी प्रकार 'दुःखसुख' 
“समदुःखसुख' 2. कष्ट, कठिनाई-श्यृंगार० १२, (“बड़ी 
कठिनाई से! 'मुश्किल से” 'कष्ट से” अर्थे को प्रकट 
करने के लिए 'दुःखम्‌' तथा 'दुःखेन' शब्द क्रिया विशे- 
षण के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं-श० ७।१३, 
भग० १२५, रघु० १९।४९, हि० १।१५८) । सम० 
--अतोत (वि०) दुःखों से मुक्त,--अन्तः मोक्ष, कर 
(वि०) पीड़ाकर, कष्टदायक,--ग्रामः 'दुःखों का दृश्य 
सांसारिक अस्तित्व, संसार,--छिन्न (वि०) 1. सख्त, 
कठोर 2. पीडित, दु:खी,--प्राय,--बहुल (वि०) कष्ट 
और दुःखों से पू्ण,-भाज्‌ (वि०) दुःखी, अप्रसन्न, 
लोकः सांसारिक जीवन, सतत यातना का दृश्य, 
संसार,-झील(वि०) जो दूसरों को प्रसन्न न कर सके, 
बुरे स्वभाव का, चिड़चिड़ा--रघु० ३।६। 


से चौरी बनती हैं),-मारुतः हाथी,-रतः कुत्ता,--रदः | बुःल्षित,--बुःखिन्‌ (वि०) (स्त्री नो) [दुःख --इतच्‌, 


सूअर,--रसनः साँप,--रोमन्‌ (पुं०) भालू, वक्त्रः 
हाथी,--सकथ (वि०) लम्बी जंघाओं वाला,--सत्रम्‌ 


इनि वा] दुःखी, कष्टग्रस्त, पीड़ित 2. बेचारा, विषण्ण, 
दयनीय । 


चिरकाल तक चलने वाला सोमयज्ञ (त्रः) सोमयाजी | बुकूलम्‌ [दु--ऊलचू्‌, कुक्‌] बुना हुआ रेशम, रेशमीवस्त्र, 


--रघु० १।८०,-सुत्र, सूत्रिन्‌ (वि०) गर्नै: २ 


अत्यन्त महीन वस्त्र- श्यामलम्‌ दुलकलेवरमण्डनमघि- 


( ४६३ ) 


गतगोरदूकूलम्‌ --गीत० ११, कु० ५६७, ७८, 
भट्टि ० ३३४, १०1१, रघु० १७२५ | 

दुग्ष (वि०) [ दुह्‌ --वत | 1. दुहा हुआ 2. जिसका दूध 
दुह लिया गया है, चूस लिया गया हे या निकाल लिया 
गया हँ--दे० दुह ,--ग्धम्‌ 1. दूध, 2. पौधों का 
दूधिया रस । सम०--अग्रम्‌ - तालीयम्‌ दूध का फेन, 
मलाई,--पाचनम्‌ वह बतंन जिसमें दूध डाल कर 
औटाया जाय,-पोष्य (वि०) अपनी माँ के दूध पर 
रहने वाला बच्चा, दूध पीता (बच्चा) स्तनपायी, 
“समुद्र: दूध का सागर, सात समुद्रो में से एक । 

बुध (वि०) [दुह्‌ +क] (प्रायः समास के अन्त में) 1. दूध 
देने वाला 2. सौंपने वाला, देने वाला, जेसा कि 
'कामदुधा' में । 

दुघा [दुघ--टाप्‌] दूध देने वाली गाय, दुधार गौ ! 

बुण्डुक (वि०) [दुण्डुभ इव कायति दुंडुभ--क--क, पृषो० 
भलोप: | बेईमान, दुष्ट हृदय वाला, जालसाज । 

वुण्डुभःऱ्ऱ्डुंडूभ । 

ढुन्द्रुमः [ दुर्‌ दुष्टो दुन्मः--पृषो० रलोपः ] हरा प्याज । 

बुन्दमः (पु०) | दुन्द इत्यव्यक्तं मणति शब्दायते --दुन्द्‌ 
न मण्‌ +-ड | एक प्रकार का ढोल, दे० दुन्दुभि । 

बुन्वुः (पु०) 1. एक प्रकार का ढोल 2. कृष्ण के पिता 
वसुदेव का नाम । 

दुन्दुभः [ दुन्दु+ भण्‌-ड ] 1. एक प्रकार का बड़ा ढोल, 
तासा 2. एक प्रकार का पनियल साँप । 

बुन्बुभिः (पुं०, स्त्री०) [ दुन्दु इत्यव्यक्तशब्देन भाति--भा 
नकि ] एक प्रकार का बड़ा ढोल, नगाडा--विजय- 
दुन्दुभितां ययुरणंवा:--रघु० ९।११, (पुं०) 1. विष्णु 
को उपाधि. 2. कृष्ण का विशेषण 3. एक प्रकार का 
विष 4. एक राक्षस जिसे वालि ने मारा था, (जब 
सुग्रीव ने इस राक्षस का अस्थिपंजर भगवान्‌ राम 
को यह बतलोने के लिए कि वालि कितना बलवान्‌ 
था, दिखलाया तो राम ने इसे मामूली सी ठोकर 
मारी औरं वह अस्थिपंजर मीलों दूर जाकर पड़ा) । 

दुर्‌ (अव्य०) [दु+-रुक्‌] ('दुस्‌' के स्थान में प्रयुक्त किया 
जाने वाला उपसर्ग जो 'बुराई' 'कठिनाई' का अर्थ 
प्रकट करने के लिए स्वरादि तथा घोषवर्णादि से 
आरम्भ होने वाले शब्दों से पूर्व लगाया जाता है, दुस्‌- 
पूर्वक समासों के लिए दे० 'दुस्‌') । सम०--अक्ष 
(वि०) 1. दुर्बल आँख वाला 2. खोटी दृष्टि वाला 
(-क्षः) कपट का पासा, अतिक्रम (वि०) 1. दुर्जय, 
दुस्तर, अज्य-स्वजातिर्दुरतिकमा-पंच० १ 2. दुलंच्य 
3. अनिवार्य,--अत्यय (वि०) 1. जो कठिनाई से 
जीता जा सके,--रघु० ११।८८ 2. दुर्लभ, अगाध 
नउअँदृष्टम्‌ दुर्भाग्य, विपत्ति-अधिग,-अधिगम (विJ) 
1. दुष्प्राप्य, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, पंच० 


१।३३० 2. दुस्तर 3. दुज्ञेय, जिसे अध्ययन करना बहुत 
कठिन हो--कि० ५।१८,-अधिष्ठित (वि०) बुरी 
तरह से संपन्न, प्रबद्ध या क्रियात्वित किया गया 
अध्यय (वि०) 1. दुर्लभ 2. दुर्बोच,--अध्यवसायः, 
मूखंतापूर्ण व्यवसाय,--अध्वः कुमार्ग, अन्त (वि०) 
1. जिसके किनारे पर पहुंचना कठिन हो, अनन्त, 
अन्तहीन-संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च-भाग ० 
2. परिणाम में दुःखदायी, विषण्ण-अहो दुरन्ता बलव- 
द्विरोधिता--कि० १।२३, नृत्यति युवतिजनेन समं सखि 
विरहिजनस्य दुरन्ते (वसन्ते) --गीत० १,- अन्वय 
(वि०) 1. दुर्गम 2. जिसका पालन करना, या अनु- 
सरण करना कठिन हो 3. दृष्प्राप्प, दुर्बोध (यः) अशुद्ध 
निष्कर्ष, दिये हुए तथ्यों का गलत अनुमान,--अभि- 
मानिन्‌ (वि०) मिथ्या अहंकार करने वाला, झूठा 
घमंडी,--अवगम (वि०) दुर्बोध,--अबग्रह (वि०) 
जिसे रोकना या काबू में रखना कठिन हो, जिसका 
नियंत्रण कष्ट-साघ्य हो,--अवस्थ (वि०) दुर्दशाग्रस्त, 
बुरी दशा म पड़ा हुआ,--अवस्था दुदेशा, दयनीय 
स्थिति, --आकृति (वि०) कुरूप, बदसुरत,---आक्रभ 
(वि०) 1. अजेय, जो जीता न जा सके 2. दुर्गम, 
लाआक्रमणम्‌ 1. अनुचित हमला 2. कठिन पहुँच, 
--आगमः अनुपयुक्त या अवघ अधिग्रहण, --आग्रहः 
मू्खतापूर्ण हठ, जिद, अनुचित आग्रह, -आचर (वि०) 
कष्टसाध्य, आचार (वि०) 1. बुरे चालचलन का, 
कदाचारी 2. कुत्सित आचरण वाला, दुर्वृत्त, दुश्चरित 
-भग० ९।३०,(रः) दूषित आचरण, कदाचार, दुश्च- 
रित्रता,-आत्मन्‌ (पुं०) दुर्जन, लुच्चा, लफंगा,-आघषं 
(वि०) 1. जिस पर आक्रमण करना कठिन है 
2. जिसका लेशमात्र भी पराभव न हो सके 3. उद्धत, 
थानम (वि०) जिसे झुकाना बहुत कठिन हो, 
--रघु० ११।३८,-- आप (वि० ) दुलंभ--श्रिया दुरापः 
कथमीप्सितो भवेतृ---श० ३।१४, रघु० १७२ ६६२, 
"ण्माराष्य (वि०) जिसे प्रसन्न करना बहुत कठिन 


हो, जिसको जीत लेना कष्टसाध्य हो,--आरोह (वि०) 
जिस पर चढ़ना कठिन हो, (--हः) 1. नारियल का 
पेड़ 2. ताड़ का पेड़ 3. छुहारे का पेड़--आलापः 
1. दुर्वचन, गाली 2. बुरी बातचीत, अपशन्दयुक्त भाषा 
>“जालोक (वि०) 1. जो कठिनाई से देखा जा सके 
2. जिसकी ओर देखने आँखें झंप जायं, चकाचौंघ करने 
वाला प्रकाश-- दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌ 
--काव्य० १०, (-- कः) चकाचौंघ पैदा करने वाली 
चमक,- आवार (वि०) 1. जिसे ढकना कठिन हो 
2. जिसे रोकना, १ बन्द करना, या ठहराना कठिन हो, 
--आाझञय (वि०) दुर्मनस्क, कुत्सित विचारों वाला 
व्यक्ति, जिसकी नीयत खराब हो, नीच हृदय का, 


( ४६४ ) 


-आक्षा 1. बुरी इच्छा 2, ऐसी आशा करना जो पूरी 
न हो सके,--आसद (वि०) 1. जिसके पास पहुंचना 
कठिन हो, दुर्गेम, दुधंषे, दुर्जय रघु० ३1६६, ८1४ 
महावी० २।५, ४1१५ 2. दुर्लभ, दुष्प्राष्य 3. अद्वितीय, 
अनुपम, - इत (वि०) 1. कठिन 2. पापी (तम्‌) 
३. कुमार्ग, बुराई, पाप-दरिद्राणां देन्यं दुरितमथ दुर्वा- 
सनहृदां दरुतं दूरीकुर्वन्‌-यंगा० २, रघु ० ८२, अमरु २, 
महावी० ३।४३ 2. कठिनाई, भय 3. संकट,-- इष्टम्‌ 
दुर्वचन, गाली 2. दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के 


लिए किया जाने वाला जादूटोना या यज्ञानुष्ठान,-ईझः 
बुरा स्वामी, किप्रभु.-ईषणा,-- एषणा अभिशाप, दुवे- 
चन,~- उक्तम्‌,--उक्तिः दुर्वचन, झिड़की, गाली, बुरा- 
भला कहना,--उत्तर (वि०) जिसका उत्तर न दिया 
जा सके,--उदाहर (वि०) जिसका उच्चारण किया 
जाना कठिन हो- -अनुञ्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरु- 
दाहरः--शि० २।७३,--उद्गह (वि०) बोझिल, असह्य, 
ऊह (वि०) बहुत माथा पच्ची करने पर भी जल्द 
समझ में न आने वाला, कठिन,--ग (वि०) 1. जहाँ 
पहुँचना कठिन हो, अगम्य, दुर्गम 2. अप्राप्य 3. दुर्बोध 
(--मः,--पम्‌) कठिन या तंग रास्ता, (जंगल में से, 
नदी या पहाड़ों में से) संकीर्ण घाटी, भीड़ा दर्रा 
2. गढ़, किला, कोट 3. ऊबड़-खाबड़ जमीन 4. कठि- 
नाई, विपत्ति, संकट, दुःख, भय--निस्तारयति दुर्गाच्च 
--मनु« ३।९८, ११।४३, भग० १८।५८, अध्यक्ष 


पततिः, परूः किले का समादेष्टा या प्रशासक, “कमंन्‌ 


(नपुं०) किलाबन्दी, मार्गः घाटी का मार्ग, गहरी 
घाटी छंघनम्‌ कठिनाइयों को पार करना (--नः) 
ऊंट, संधरः 1. (घाटी के ऊपर से, पुल पर से, या 
किले का) कठिन मागं,--गा शिवू,की पत्नी पार्वती 
की उपाधि,--गत (वि०) 1. दुर्भाग्यम्नस्त, ढुदेशाग्रस्त 


भट्टिः १८।१० 2. दरिद्र, गरीब 3. दुःखी, कष्ट- ` 


ग्रस्त,--गतिः (स्त्री ०) 1. दुर्भाग्य, गरीबी, कमी, कष्ट, 
दरिद्रता-भग० ६।४० 2. कठिन स्थिति या मार्ग 
3. नरक, गन्ध (वि०) बुरी गन्ध वाला (--धः) 
1. बुरी गन्ध, सड़ांद 2. दुर्गघयक्त पदार्थं 3. प्याज 
4. आम का वृक्ष, - गन्धि, -- गन्धिन्‌ (वि०) जिसमें 
से बुरी गन्ध आवे- गम (वि०) 1. जिसमें से जाया 
न जा सके, जहाँ पहुंचना कठिन हो, अप्रवेश्य --कामि- 
नीकायकांतारे कुचपर्वतदुर्गमे ` भर्तृ १।८६, शि० 
१२।४९ 2. अप्राप्य, दृष्प्राप्य 3. दुर्बोध,--गाढू,---गाध, 
-गाहझ्न जिसका अवगाहन करना या अनुसंघान करना 
कठिन हो, अनवगाह्य, - ग्रह (वि०) 1. कष्टसाध्य 
2. जिसको जीतना या वश में कपना कठिन हो-रघु० 
१७।५२ 3. दुर्बोबे ( हः) मरोड़, ऐंग्त घट 
(वि०) 1. कठिन 2. असम्भव,-घोषः 1. कर्कश- 


ध्वनि 2. रीछ,--जन (वि०) 1. दुष्ट, बुरा, खल 
2. बदनाम, द्वेषपूर्ण उपद्रवी, (नः) बुरा या दुष्ट 
आदमी, द्वेष रखने वाला था उपद्रव करने वाला 
व्यक्ति, दु्वृत्त-दुर्जेनः प्रियवादी च नेतद्विश्वास- 
कारणम्‌--चाण० २४, २५, शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोप- 
कारेण दुर्जनः,--कु० २।४०,--जय (वि०) अजेय, 
जिसको जीता न जा सके, जर (वि०) 1, चिरयुवा 
2. (भोजनादि) जो कठिनाई से पचे, अपचनशील 
3. जिसका उपभोग करना कठिन हो,--जात (वि०) 
1. दुःखी, अभागा 2. बुरे स्वभाव का बुरा, दुष्ट 
3. मिथ्या, अवास्तविक,  (--तम्‌) दुर्भाग्य 
संकट, कठिनाई, रघु० १३॥७२,--जाति: (वि०) 


“4. बुरे स्वभाव का, दुर्जन, दुष्ट--अमरु ९६ 2. जाति 


से बहिष्कृत (स्त्री०-लिः} 1. दुर्भाग्य, दुर्देशा,--ज्ञान, 
->शेय (वि०) जो कठिनाई से जाना जा सके, दुर्बोध, 
--णयः,--नयः 1. दुराचरण 2. अनौचित्य 3. अन्याय 
~ णामन्‌,--नामन्‌ (वि०) बदनाम,---दभ,--दमन, 
दस्य (वि०) जिसे दबाना या वश में करना कठिन 
हो, जो सीधा न किया जा सके, प्रबल,--दशश (वि० 
1. जो कठिनाई से दिखाई दे 2. चकाचौंध करने 
वाला-भग० ११।५२,--दान्त (वि०) 1. जिसको वश 
में करता कठिन हो, जो पालतू न हो सके, जो सीधा 
न किया जा सके--शि० १२।२२ 2. उच्छंखल 
घमण्डी,-धृष्ट, दुर्दान्तानां दमनविधयः क्षत्रियेष्वायतंते 
-~महावी० ३।३४, (--तः) 1. बछडा 2. झगड़ा, 
कलह,-दिनम्‌ 1. बुरा दिन 2. मेघाच्छन्न दिन, आँघी 
तूफ़ान का मौसम, वृष्टिकाल, - -उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ 
--मृच्छ० ५--कु० ६।४३, महावी० ४1५७३. बौछार 
--रघु० ४४१, ८२, ५।४७, उत्तर० ५।५ 4. घोर 
अन्धकार,--बुष्ट (व०) जिस पर ग्रलत तरीके से 
विचार किया गया हो, जिसका फैसला ठीक न हुआ 


हो, देवम्‌ बुरी किस्मत, दुभग्य,-द्यूतम्‌ बेईमानी का 
खेल,--ब्रुमः प्याजञ,--धर (वि०) 1. जिसका मुका- 
बला न किया जा सके, जो रोका न जा सके 2. दुस्सह, 
-- दुर्धरेण मदनेन साद्यते- घट० ११, मनु ० ७।२८, 
(-रः) पारा--धर्ष (वि०) 1. अनुल्लङघनीय, अनति- 
क्रम्य 2. अगम्य-हि० प्रश ५ 3. भयंकर, डरावना 
4. उद्धत,---धी (वि०) मूर्खं बेवकूफ़,-- नामनः बवा- 
सीर,--निग्रह (वि०) जिसको दबाया न जा सके, 
जिस पर शासन न किया जा सके, जिसका-प्रतिरोघ 
न किया जा सके, उच्छंखल-- मनो दुनिग्रहं चलम्‌ 
---भग० ६।३५,--निमित (वि०) असावधानी से 
जमीन पर रक्खा हुआ--पदे दुनिमिते गलन्ती--रघु ० 
७1१०, -- निमित्तम्‌ 1. अपशकुन, रघु० १४५० 
2. बुरा बहाना,--निवार,-निवार्य (वि०) जिसको 


( ४९५ ) 


हटाना या दूर करना कठिन हो, जिसका मुकाबला 
करना कठिन हो, अजेय,--नीतम्‌ कदाचरण, दुर्नीति, 
दुव्यंबहार,--नीतिः (स्त्री०) बुरा प्रशासन--भामि० 
४1३६,--बल (वि०) 1. कमजोर, बलहीन 2. क्षोण- 
काय, शक्तिहीन--उत्तर० १1२४ 3. स्वल्प, थोडा, 
कम--रघु० ५॥१२,--बाल (वि०) गजे सिर वाला, 
"बुद्धि (वि०) 1. वेवकूफ़, मूंखं, बुद्ध 2. कुमार्गी, 
दुष्ट मने का, दुष्ट-भग० १!२३,--बोध (वि०) जो 
शीघ्र सर्मझ में न आये, जिसकी तह तक न पहुँचा 
जाय, दुर्गाह्य --निसगंदुर्बोधमबोधविकलवा: क्व भूप- 
तीनां चरितं क्व जन्तवः--कि० १॥६,--भग (वि०) 
भाग्यहीन अभागा,--भगा 1. वह पत्नी जिसे उसका 
पति न चाहता हो 2. बुरे स्वभाव की स्त्री, कलहप्रिय 
सत्री,--भर (वि०) जिसे निभाना कठिन हो, बोझा, 
भार,--भाग्य (वि०) भाग्यहीन, अभागा (--ग्यम्‌) 
बुरी क्रिस्मत,-भक्षम्‌ 1. खाद्य सामग्री की कमी, 
अभाव, अकाल--याज्ञ० २1१४७, मनु० ८।२२, हि० 
१।७३ 2. कमी,--भृत्य: बुरा सेवक, आतु (पुं) 
बुरा भाई,--भति (वि०) 1. मूर्ख, दुर्बुद्धि, बेवकूफ, 
अज्ञानी, 2. दुष्ट, खोटे हृदय का-मनु ० ११।३०, 
मद (वि०) शराबखोर, खूंखार या हिन, मदोन्मत्त, 
दीवाना,--मनस्‌ (वि०) खिन्नमनस्क, हतोत्साह, दु:खी 
उदास, मनुष्यः दुर्जन, दुष्ट पुरुष,-मन्त्रः, _ मन्त्रितम्‌ 
बुरी नसीहत, बुरा परामर्श,--मरणम्‌ बुरी मौत, 
अप्राकृतिक मुत्यु,-मर्याद (वि०) निलंज्ज, अशिष्ट, 
मल्लिका, मल्ली एक प्रकार का उपरूपक, सुखान्त 
प्रहसन--सा० द° ५५३,-मिञ्रः 1. बुरा दोस्त 
2. शत्रु,-मुख (वि०) बुरे चेहरे वाला, विकराल, 
बदसूरत-भर्तृ० १।९० 2. कटुभाषी, अइलीलभाषी 
बदज़बान--भर्तृ० २६९,-- मूल्य (वि०) बहुत अधिक 
मूल्य का महंगा,--मेधस्‌ (वि०) मूर्ख, बेवकूफ, मन्द- 
बुद्धि, बुद्ध (पु०) मूढमति, मन्दबुद्धि मनुष्य, बुद्ध 
-प्रन्यानथीत्य व्याकर्तुमिति दुरमेषसोऽप्यलम्‌-शि० 
२।२६,--योध--योधन (वि०) अजेय, जो जीता न 
जा सके, (-नः) घृतराष्ट्र और गान्घारी का ज्येष्ठ पुत्र 
(दुर्योधन बचपन से ही अपने चचेरे भाई, पाण्डवों से 
घृणा करता था, विशेष कर भीम से। इसलिए 
पाण्डवों का विनाश करने के लिए उसने यथाशक्ति 
प्रयत्न किये । जब उसके पिता धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर 
को युवराज बनाने का प्रस्ताव रक्खा, तो दुर्योधन को 
अच्छा न लगा, क्योंकि धृतराष्ट्र ही उस समय राजा 
थे, इसलिए दुर्योधन ने अपने अन्धे पिता को इस बात 
पर राज़ी कर लिया कि पाण्डवों का निर्वासन कर 
दिया जाय । वारणावत उनका भावी निवासस्थल 
चुना गया--और उनके रहने के लिए एक विशाल 


५९ 


महल बनवाने के बहाने दुर्योधन ने लाख, बेर्जा आदि 
दहनशोल सामग्री से एक भवन इस आशा से बनवाया 
कि पाण्डव सब उसमें जल कर मर जायेंगे । परम्तु 
पाण्डवों को दुर्योधन की इस चाल का पता लग गया 
था, अतः वह सुरक्षित उस भवन से निकल भागे! 
फिर पाण्डव इन्द्रप्रस्थ में रहने लगे -- यहाँ रहते हुए 
उन्होंने बड़े ठाट बाट के साथ एक राजसूय यज्ञ का 
आयोजन किया । इस घटना ने दुर्योधन की ईर्ष्या 
और कोघाग्नि को और भी अधिक भड़का दिया-- 
क्योंकि दुर्योधन का पाण्डवों को वारणावत में जला 
कर मारने का षड्यन्त्र पहले ही निष्फल हो चुका था। 
फलतः दुर्योधन ने अपने पिता को उकसाया कि पांडवों 
को हस्तिनापुर में आकर जूआ खेलने के लिए निम- 
न्त्रण दिया जाय क्योंकि युधिष्ठिर विशेष रूप से जूए 
का शौक़ीन था । इस जूए के खेल में दुर्योधन को अपने 
मामा शकुनि की सहायता प्राप्त थी । युधिष्ठिर ने 
जो कुछ भी दाँव पर लगाया- वही हार गया, यहाँ 
तक कि इस हार से अन्धे होकर उसने अपने आप को, 
अपने भाइयों को और अन्त में द्रौपदी को भी दाँव पर 
लगा दिया। और इस प्रकार जूए में सब कुछ हार 
जाने पर, शतं के अनुसार युधिष्ठिर को १२ वर्ष का 
बनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए 
अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित जंगल की ओर जाना 
पड़ा । परन्तु यह दीर्घकाल भी समाप्त हो गया । 
बनवास से आकर पाण्डव और कौरवों ने 'भारती' नाम 
के महायुद्ध की तैयारी की । यह युद्ध १८ दिन रहा 
और सारे कौरव अपने अधिकांश बन्धुबान्धवों 
सहित इसी युद्ध में मारे गये । युद्ध के अन्तिम दिन 
भीम का दुर्योधन से द्वन्द्व युद्ध हुआ और भोम ने 
अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ कर उसे मौत के 
घाट पहुंचाया ),-- योनि (वि०) नीच जाति में उत्पन्न, 
अघम कुल का,-लक्ष्य (वि०) जो कठिनाई से देखा 
जा सके, जो दिखाई न दे,--लभ (वि०) 1. जिसका 
प्राप्त करना कठिन हो, दुष्पराप्य, दुस्साध्य-रघु० १। 
६७, १७।७०, कु० ४।४०, ५।४६,६१ 2. जिसका 
दूंडना कठिन हो, जिसका मिळना दुष्कर हो, विरल 
- शुद्धान्तदुर्लभम्‌-श° १।१६ 3. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, 
प्रमुख 4. प्रिय, प्यारा 5. मूल्यवान्‌--ललित (वि०) 
लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, अत्यधिक लाड प्यार में 
पला हुआ, जिसे प्रसन्न करना कठिन है,--हा मदङ्क- 
दुलंलित--वेणी०--४, विक्रम २।८, मा० ९ 
2. (अतः) स्वेच्छाचारी, नटखट, अशिष्ट, उच्छुंखल 
~ स्पृहयामि खलु दुलंलितायास्मे--श० ७, (--तम्‌) 
स्वेच्छाचारिता, अक्खड्पन,--लेख्यम्‌ जाली दस्तावेज, 
“बच (वि०) 1. जिसका वर्णन करना कठिन हो, 


( ४६६ ) 


अवर्णनीय 2. वह बात जिसका बतलाना उचित न हो | ढुरोदरः [दुष्टमासमन्तात्‌ उदरं यस्य ब० स०] 1. जूआरी, 


3. अनुचित बोलने वाला, गाली देने वाला, (--चम्‌) 
गाली, फटकार, दुर्वचन, . बचस्‌ नपुं०) गाली, झिड़क, 
वर्णे (वि०) बुरे रंग का, (--ण॑म्‌) चांदी,--वसतिः 


यूतकार 2. पासा, जूआ 3. बाजी, दाँव,--रम्‌ जूआ 
खळना, पासे से खेलना--दुरोदरच्छझजितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधन:--कि० १।७, रघु० ९।७। 


(स्त्री०) पीड़ाजनक निवासस्थान --रघु० ८।९४,--वह | ढुळू (चुरा० उभ०--दोलयति--ते, दोलित) झूलना इघर- 


(वि०) भारी, जिसे ढोना कठिन हो--उत्तर० २।१०, 
कु० १1१०,--वाच्य (वि०) 1. जिसका कहना या 
उच्चारण करना कठिन हो 2. कुभाषी, बदजबान 
3. कठोर, क्रूर, (बयम्‌) 1. झिडकी, दुर्वचन 2. बद- 


उधर हिलना-जुलना, इधर उधर घुमाना, झुलाना 
कटि चेद्दोलयेदाशु~रति ०, दोलयन्‌ द्वाविवाक्षौ-भतुं ० 
३।३९ 2. हिलाकर ऊपर को करना, ऊपर फेंकना 
--दोलयति घूलि वायु:--शब्द० । 


नामी, लोकापवाद,--बादः अपवाद, अपयश, कुख्याति, | डुलिः (स्त्री०) [दुल्‌ +-कि] छोटा कछुवा, या कछुवी । 


--वार,--वारण (वि०) जिसका मुकाबला न किया 
जा सके, असह्य -रघु० १४८७, कु०२।२१,--वासना 
1. ओछी कामना, बुरी इच्छा-भामि० १।८६ 
2. कपोलकल्पना,-बासस्‌ (वि०) 1. बुरा वस्त्र 
घारण किये हुए 2. नंगा (पुं०) 3. एक बड़ा क्रोघी 
ऋषि, अत्रि और अनसूया का पुत्र इसे प्रसन्न करना 
अत्यन्त कठिन था, बहुत से स्त्री पुरुयों को उसने 
अपमान तथा मुसीबत सहन करने के लिए शाप दिया । 
जमदर्नि के क्रोध की भाँति, इसका क्रोध भी प्रायः 
एक लोकोक्ति बन गया, विगाह -विगाह्य (वि०) 
जिसमें प्रवेश करना कठिन, हो, जिसका अवगाहन 
मुश्किल हो, अगाध, -विचिन्त्य (वि०) अचिन्तनीय, 
अतक्यं,-विदग्ध अकुशल, नौसिखुवा, बेवकूफ़, मन्द- 
बुद्धि, मूर्ख 2. बिल्कुल अनाड़ी 3. थोड़े से ज्ञान से ही 
फूला हुआ, गवित, झूठा घमण्ड करने वाला-वृथाशस्त्र 
ग्रहणदुविदग्घ-वेणौ० ३, ज्ञानलवदुविदग्घं ब्रह्मापि 
नरं न रंजयति--भतुँ० २।३,~विष (वि०) 1. कमीना, 
अधम, नीच 2. दुष्ट, दुरचरित्र 3. गरीब, दरिद्र 
--विदघाते रुचिगवंदुविधं--ने० २।३३ 4. मन्दबुद्धि, 
मूख, बेवकूफ,---विनयः औद्धत्य, उदृण्डता,--विनीत 
(वि०) 1. (क) बुरी तरह से शिक्षित, अशिष्ट, 
असभ्य, दुष्ट -शासितरि दुविनीतानाम्‌-श० १।२५, 
(ख) अक्खड, नटखट, उपद्रवी 2. हठीला, दुराग्रही 
-ण्विपाकः 1. दुष्परिणाम, बुरा नतीजा--उत्तर० 
१।४०, महावी० ६।७ 2. पूर्व जन्म के या इस जन्म 
के किये हुए कर्मो का बुरा परिणाम,--विलसितम्‌ 

स्वेच्छाचार, अक्खड़पन, नटखटपना,- वृत्त (वि०) 
1. दुश्चरित्र, दुष्ट, असभ्य 2. बदमास, (त्तम्‌) दुरा- 
चरण, अशिष्ट व्यवहार,--वृष्टिः (स्त्री) थोड़ी 
बारिश, अनावृष्टि,-व्यबहारः गलत निर्णय (विधि में) 
ब्रत (वि०) नियमों का पालन न करने वाला, जो 
आज्ञाकारी न हो,-- हुतम्‌ वह यज्ञ जो बुरी रीति से 
किया गया है,--हूद्‌ (वि०) दुष्ट हृदय का, तुच्छ 
विचारों वाला, शत्रु (पुं०) वरी,--हृवय (वि०) 
दुरात्मा, दिल का खोटा, दुष्ट । 


दुष्‌ (दिवा० पर०--दुष्यति, दुष्ट) 1. बुरा या भ्रष्ट हो 


जाना, दूषित होना, घाटा उठाना 2. मलिन होना, 
असती होना (स्त्री का), कलंकित होना, अपवित्र होना, 
विगड़ना, पंच० १।६६, मनु० ७२४, ९।३१८, १०। 
१०२ ३. पाप करना, गलती करना, गलती होना, 
4. असती होना, अभक्त या श्रद्धाहीन होना--प्रेर० 
दूषयति (परन्तु--दूषयति--दोषयति यदि अर्थ हुँ 
“दूषित करना, भ्रष्ट करना) 1. भ्रष्ट करना, बिगा- 
इना, नष्ट कराना, क्षतिग्रस्त करना, विनष्ट करना, 
दूषित करना, धब्बा लगाना, कलंकित करना, विषाक्त 
करना, अपवित्र करना--(शा० तथा आलं" से)-न 
भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः--मृच्छ० १०। 
२७, पुरा दूषयति स्थलीम्‌--रघु० १२३०, टाइट, 
१०४७, १२।४, मनु० ५१, १०४, ७१९५, याज्ञ० 
१1१८९, अमरु ७०--न त्वेनं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रह- 
महाव्रतम्‌ महावी० ३।२८,--दूषित नहीं करूँगा, 
उल्लंघन नहीं करूंगा, तोडूंगा नहीं आदि 2. चरित्र 
भ्रष्ट करना, उत्साह भंग करना 3. उल्लंघन करना, 
अवज्ञा करना--मनु ० ८३६४, ३६८ 4. निराकरण 
करना, हटा देना, रह कर देना 5. दोष रूगाना, निन्दा 
करना, दोष निकालना, किसी के विषय में बुरा कहना 
दोषारोपण करना--दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमि- 
ष्यति--रामा०, याज्ञ० १।६६ 6. मिलावट करना 
7. मिथ्या या बनावटी करना 8. निराकरण करना, 
खण्डन करना, प्र--, 1. भ्रष्ट होना, बिगड़ना, 
विषाक्त होना--याज्ञ ३।१९ 2. पाप करना, गलती 
करना, श्रद्धाहीन या असती (अभक्त) होना--भग० 
१।४०, मनु० ९।७४,(प्रेर०)1. बिगाइना, भ्रष्ट करना, 
गदला करना, धब्बे लगाना 2. दोष. लगाना, निन्दा 
करना, दोष निकालना सम्‌ -- दूषित या कलंकित होना 
-"(प्रेर०) 1. दूषित करना भ्रष्ट करना, गदला 
करना, घब्बे लगाना 2. उल्लंघन करना 3. दोषारोपण 
करना, निन्दा करना, दोष निकालना । 


दुष्ट (भू० क० कृ०) [दूष्‌--क्त] 1. बिगड़ा हुआ, खराब 


हुआ, क्षतिग्रस्त, बर्बाद 2. दूषित, घब्बे लगा हुआ, 


( ४६७ ) 


उल्लंघन किया हुआ, कलुषित 3. मलिन, भ्रष्ट 
4. पापासक्त, बदमाश--दुष्टवृष: 5. दोषी, अपराधी 
6. नीच, अघम 7. दोषयुक्त, सदोष--जैसा कि तर्क० 
में हेतु 8. पीड़ाकर, निकम्मा । सम०- आत्मन्‌, 
लाओशय (वि०) खोटे मन वाला, दुष्ट हृदय वाला, 
-ण्गजः बदमाश हाथी,--चेतस्‌,---धी,--बुद्धि (वि०) 
खोटे मन का, दुर्भाक्नापूर्ण, दुःशील,--बुषः मज़बूत 
परन्तु अडियल बेल, (जो गाड़ी न खींचे) बदमाश 
बैल । 


दुष्टिः (स्त्री ०) [दुष्‌ +-क्तिन्‌] भ्रष्टाचार, खोट । 
बुष्टु (अव्य०) [दुर्‌+-स्था+-कि] 1. खराब, बुरा 2. अनु- 


चित रूप से, अशुद्ध रूप से, गलती से । 


~ 


बुष्यन्तः (पुं०) चन्द्रवंश में उत्पन्न एक राजः, पुरु की 


सन्तान, शकुन्तला का पति, भरत का पिता (जंगळ में 
शिकार खेलता हुआ, एक बार दुष्यन्त, हरिण का 
पीछा करता हुआ कण्व के आश्रम की ओर निकल गया । 
वहाँ कण्व की गोद ली हुई पुत्री शकुन्तला ने उसका 
स्वागत-सत्कार किया । शकुन्तला के अलौकिक सौन्दर्य 
से राजा दुष्यन्त उस पर मोहित हो गया--उसने 
उसको अपनी रानी बनाने के लिए राजी कर लिया 
और फलतः गान्धवे विवाह कर लिया । कुछ समय 
शकुन्तला के साथ बिता कर राजा अपनी राजघानी 
को लोटा । कुछ महीनों के पश्चात्‌ शकुन्तला ने 
एक पुत्र को अन्म दिया। कण्व ने यह उचित 
समझा कि शकुन्तला को उसके पति के घर भेज दिया 
जाय । जब शकुन्तला दुष्यन्त के पास गई और उसके 
सामने खड़ी हुई तो दुष्यन्त ने--लोकनिन्दा के डर 
से_कहा कि विवाह करने की बात तो दूर रही मैने तो 
तुम्हें कभी देखा तक नहीं, परन्तु उसी समय उसे स्वर्गीय 
वाणी ने बतलाया कि शकुन्तला उसकी वेध पत्नी है । 
फलतः उसने शकुन्तला को पुत्र समेत स्वीकार कर 
उसे अपनी पटरानी बनाया । वह राजा रानी वृद्धा- 
वस्था तक सुखपुर्वक रहे, और फिर अपने पुत्र भरत 
को राज्य देकर जंगल की ओर चल दिये । दुष्यन्त 
और शकुन्तला का उपयुक्त वर्णन महाभारत में दिया 
हुआ है, कालिदास द्वारा वणित कहानी कई महत्त्व- 
पूर्ण बातों में इससे भिन्न हु--दे० शकुन्तला”) । 


बुस्‌ | दु+-सुक्‌ ] 'बुरा, खराब, दुष्ट, घटिया, कठिन या 


मुश्किल आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए संज्ञा 
शब्दों से पूर्वं (कभी २ be के पूर्व भी) लगाया 
जाने वाला उपसर्ग । (विशे० स्वर और व्यंजनों से 
पूर्व दुस्‌ का स्‌ बदल कर र्‌ हो जाता है, ऊष्म वर्णों 
के पूर्व विसर्ग, च्‌ और छ से पूर्व श्‌ तथा क्‌ और प्‌ से 
पूर्वं ष्‌ हो जाता हुँ) । सम०--कर (वि०) 1. दुष्ट, 
बुरी तरह से करने वाला 2. करने में कठिन, कठोर 


या मुश्किक--वक्तुं सुकरं कर्तु दुष्करम्‌-करने की 
अपेक्षा कहना आसान हे,--अमरु ४१, मृच्छ० ३।१, 
मनु० ७।५५, (--रम्‌) 1. कठिन या पीड़ाकर कायं, 
कठिनाई 2. पर्यावरण, अन्तरिक्ष, कर्मन्‌ (पुं०) कोई 
भी बुरा काम, पाप, जुमं,--कालः 1. बुरा समय 
-मुद्रा० ७५ 2. प्रलयकाल 3. शिव का विशेषण, 
कुलम्‌ बुरा या नीच घराना-- (आददीत) स्त्रीरत्नं 
दुष्कुलादपि-मनु० २।२३८,--कुलीन (वि०) नीच 
जाति में उत्पन्न,-क्कृत्‌ (पृं ०) दुष्टपुरुष,-- कृतम्‌,-कृतिः 
(स्त्री०) पाप, दुष्कृत्य--उभे सुकृतदुष्कृते--भग० २। 
५०,---क्रम (वि०) क्रमहीन, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित, 
-चर (वि०) 1. जिसका पुरा करना कठिन हो, मुश्किल 
“-रघु० ८।७९, कु० ७६५ 2. अगम्य, दुर्गम 3. बुरा 
करने वाला, दुर्व्यवहार करने वाला, (-रः) 1. रीछ 
2. द्विकोषीय शंख या सीपी, चारिन्‌ (वि०) कठोर 
तपस्या करने वाला,--चरित (वि०) दुष्ट, दुराचरण 
करने वाला, परित्यक्त (तम्‌) दुराचरण, बुरा चाल- 
चलन,-चिकित्स्य (वि०) जिसका इलाज करना कठिन 
हो, असाध्य,--च्यवनः इन्द्र का विशेषण,---च्यावः 
शिव का विशेषण,--तर (वि०) (दुष्टर या दुस्तर) 
1. जिसका पार करना कठिन हो--रघु० १।२, मनु० 
४1२४२, पंच० १।१११ 2. जिसका दमन करना 


. कठिन हो, अपराजेय, अजेय,--तकः मिथ्या तकना० 


~ पच (दुष्पच) (वि०) जिसका हज्जम होना कठिन 
हो,--पतनम्‌ 1. बुरी तरह से गिरना 2. दुवंचन, अप- 
शब्द,--परिग्रह (वि०) जिसका पकड़ना, ग्रहण करना . 
या लेना कठिन हो, (-हः) बुरी पत्नी,---पूर (वि०) 
जिसका पूरा करना, या जिसको सन्तुष्ट करना कठिन 
हो,-- प्रकाश (वि०) अप्रसिद्ध, अन्धकारमय, घूमिल, 
"प्रकृति (वि०) बुरे स्वभाव का, नीच प्रकृति का, 
--प्रजस्‌ (वि०) बुरी सन्तान वाला,~-प्रज्ञ (दुष्प्रज्ञ) 
(वि०) कमजोर मन का, दुर्बृद्धि, प्रघ, -- प्रधृष्य 
(वि०) जिस पर प्रहार न किया जा सके, दे० 'दुघर्ष' 
-रघु० २।२७,--प्रवादः बदनामी, कलंक, अपकाति, 
प्रवृत्तिः (स्त्री०) बुरा समाचार, कुख्याति --रघु० 


` १२।५१,--प्रसह (दुष्प्रसह) (वि०) 1. जिसका 


प्रतिरोध न किया जा सके, भयानक 2. असह्य-मालवि० 
५।१०,- ` प्राप,- प्रापण (वि०) अप्राप्य, दुष्प्राप्य 
रघु ० १।४८, भग० ६।३६,- शकुनम्‌ बुरा सगुन, 
अपशकुन,--शला धृतराष्ट्र की इकलौती पुत्री जो 
जयद्रथ को ब्याही गई थी, -- शासन (वि०) जिसका 
प्रबन्ध करना या शासन करना कठिन हो, अविनेय, 
(नः) धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक (यह बहादुर 
योद्धा था, परन्तु दुष्ट और दुर्दान्त । जब युधिष्ठिर 
द्रौपदी को दाँव पर लगा कर हार गया तो दुःशासन 


( ४६८ ) 


उसकी चोटी पकड़ कर उसे भरी सभा में खींच लाया, 
वहाँ उसने उसे विवस्त्र करना चाहा, परन्तु दीन 
दुःखियों के सहायक श्रीकृष्ण ने उसका चीर बढ़ा कर 
उसकी लज्जा की रक्षा की । दुःशासन के इस जघन्य 
कृत्य से भीम इतना उत्तेजित हो गया कि उसने भरी 
सभा में प्रतिज्ञा की 'कि मैं तब तक सुख की नींद न 
सोऊंगा जब तक इस दुष्ट दुःशासन का खून न पी लूँ। 
महाभारत युद्ध के १६ वें दिन भीम का दुःशासन से 
सामना हुआ । भीम ने एक ही पछाड़ म॑ दुःशासन 
का काम तमाम कर दिया--और उसका खून पीकर 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की),--शील (दुश्शीछ) (वि०) 
गुण्डा, दुराचारी, बदमाश,--सम (दुःसम या दुस्सम) 
(वि०) 1. असम, असमान, असदृश 2. प्रतिकूल, 
दुर्भाग्यपूर्ण 3. अनिष्टकर, अनुचित, बुरा,-समम्‌ 
(अव्य०) बुरी तरह से, दुष्टतापूर्वक,--सत्वम्‌ दुष्ट 
प्राणी, सन्धान,-- सन्धेय (वि०) जिनका मिळना या 
जिनमें सुलह कराना कठिन हो,--सह (दुस्सह) (वि०) 
असह्य, अप्रतिरोघ्य, असमर्थनीय,-- साक्षिन्‌ (पुं०) 
झूठा गवाह,--साघ,साध्य (वि०) 1. जिसका पूरा 
होना कठिन हो 2. जिसका इलाज करना कठिन हो 
3. जिसपर विजय न प्राप्त की जा सके,--स्थ,-स्थित 
(वि०) ['दुस्थ' या 'दुस्थित भी लिखा जाता हैं] 
1. दुदंशाग्रस्त, गरीब, दयनीय 2. पीड़ित, विषण्ण, 
दुःखी 3. अस्वस्थ, रुग्ण 4. अस्थिर, अशान्त 5. मूर्ख, 
बुद्धिहीन, अज्ञानी, (अव्य०--स्थम्‌) बुरी तरह से, 
अधूरे ढंग से, अपूर्ण रूप से,- स्थितिः (स्त्री ०) 1. दुदेशा, 
विषण्णता, दयनोयता 2. अस्थिरता,--स्पृष्ठम्‌ (दुस्पृ- 
ष्टम्‌) 1. ईषत्स्पर्शं या सम्पर्क 2. जिह्वा का ईषत्‌ 
स्पर्श या प्रयत्न जिससे य्‌, र्‌, ल्‌ तथा व्‌ की ध्वनि 
निकलती है,-स्मर (वि०) जिसका याद रखना कठिन 
या पीड़ा कर हो-उत्तर० ६।३४,-स्बप्नः बुरा स्वप्न । 


बुष्ट (अदा० उभ०--दोग्धि, दुग्धे, दुग्ध) दोहना, 


उद्धत करना (द्विक० के साथ )--भास्वन्ति रत्वानि 
महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहु्रित्रीम्‌- कु १।२, यः 
पयो दोग्धि पाषाणं स रामाद्भृतिमाप्नुयात्‌--भट्टि० 
८।८२, पयो घटोघ्नीरपि गांदु हन्ति--१२।७३, स्घु० 
५।३३ 2. किसौ वस्तु में से कोई दूसरी चीज निका- 
लूना, (द्विक० के साथ) -प्राणान्दुहून्निवात्मानं शोकं 
चित्तमवारुधत्‌ भट्टिः ८९ 3. छान कर निकाल 
लेना, लाभ उठाना--दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय 
मघवा दिवम्‌--रघु० १।२६ 4. (अपेक्षित पदार्थं) 
प्रदान करना--कामान्दुग्े विप्रकर्षत्यलक्ष्मीम्‌--उत्तर० 
५।३१ 5. उपभोग करना--प्रेर० दोहयति--दुहाना, 
इच्छा०--दुघुक्षति, दुहने की इच्छा करना--राजन्‌ । 
दुषुक्षसि यदि क्षितिघेतुमेनाम्‌-भतुँ० २५६ । 


दूतिका, दूतीः [ दू+ति+कन्‌+ टाप्‌, 


बुहित्‌ (स्त्री) [ दुह--तृच्‌ ] बेटी, पुत्री । सम०--पतिः 


'दुहितुः पति” भी) जामाता, दामाद । 


हू (दिवा० आ० दूयते, दून) 1. कष्टग्रस्त होना, पीडित 


होना, खिन्न होना--न दूये सात्वतीसूनुयंन्मह्यमपरा- 
घ्यति-शि० २।११, कथमथ वंचयसे जनमनुगतमसम- 
शरज्वरदूनं-- गीत० ८, कष्टग्रस्त, दुःखी--दे० “दु 
(कर्मवा०) 2. पीडा देना । 


दूतः, वृतकः [ दु+-क्त, दीर्घशच, दूत--कन्‌ ] सन्देशहर, 


संदेशवाहक, राजदूत--चाण० १०६। सम०-मुख 
(वि०) राजदूत के द्वारा बात करन वाला । 
दूति--डीष्‌ ] 
1. संदेशवाहिका रहस्य को (गुप्त) बातें जानने वाली 
2. प्रेमी और प्रेमिका से बातचीत कराने वाली, कुटनी 
(विशे० दूती का 'ती' कभी कभी हुस्व हो जाता हृ 
--दे० रघु० १८५३, १९१८, कु० ४१६, और 
इसके ऊपर मल्लि०) । 


दृत्यम्‌ [ दूतस्य भाव:- दूत (ती) +-यत्‌ ] 1. किसी दूत 


का नियुक्त करना 2. दूतालय 3. संदेश । 


दून (वि०) [ दू--क्त, नत्वम्‌ ] पीडित, कष्टग्रस्त,-आदि, 


दे० 'दु' और दू' के नीचे । 


दूर (वि०) [ दुःखेन ईयते--दुर्‌+इण्‌-1-रक्‌, घातोः 


लोपः ] (म० अ० दवीयस्‌, उ० अ० दविष्ठ) दूरस्थ, 
दूरवर्ती, फासले पर, दूरस्थित, विप्रकृष्ट--कि दूरं 
व्यवसायिनाम्‌ --चाण० ७३, न योजनशतं दुरं वाह्य- 
मानस्य तृष्णया —हि० १।१४६, ४९,--रम्‌ दूरी, 
फासला ('दूर' शब्द के अप्रधान कारक के कुछ रूप 
निम्नलिखित रूप से क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त 
होते है-(क) दूरम्‌ 1. फ़ासले पर, विप्रकृष्ट; दूरी पर 
(अपा० या संबं० के साथ) --ग्रामात्‌ वा ग्रामस्य दूरं 
--सिद्धा० 2. ऊपर ऊँचाई पर 3. नीचे गहराई में 
4. अत्यंत, अत्यधिक, बहुत उयादह---नेत्रे दूरमनञ्जने 
--सा० द० 5. पूर्णरूप से, पूरीतरह से,-निमग्नां दूर- 
मम्मसि--कथा० १०1२९, दूरमुद्धूततापाः-मेघ°० ५५, 
(ख) दूरेण 1. दूर, दूरवर्ती स्थान से, दूर से,- खल: 
कापट्यदोबेण दूरेणैव विसृज्यते-भामि० १।७८ 
2. कहीं अधिक, अत्यधिक ऊंचाई पर-दूरेण झवर 
कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय-भग० २।४९, रघु० १०।३० 
अने० पा० (ग) दुरात्‌ 1. फासले से, दूरी से,--प्रक्षा- 
लनाद्धि पद्भूस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌, दुरादायतः- दूर से 
आया हुआ (यह समस्त पद समझा जाता हे) -तदीय- 
मभितोः`"""'` "``" दूरात्परित्यज्यताम्‌-भर्तृ १।८१, 
रघु० १६१ 2. सुक्ष्म दृष्टि से 3. सुदूर पूर्व काल से 
(घ) दूरे, दूर, फासले पर, दूरवर्ती स्थान पर--न मे 
दूरे किचित्क्षणमपि न पारव रथजवात्‌ -श० १।९, 
भोः श्रेष्ठिन्‌ शिरसि भयमतिदूरे तत्रतीकारः-मद्रा० 


( ४६९ ) 


१, भतुँ० ३३८८, बूरीकृ--1. फासले पर हटा देना, 
हृटाना' दूर करना,--आश्रमे दूरीकृतश्रमे--दश० ५, 
भामि० १।१२२ 2. वंचित करना अलग करना 
--मृच्छ० ९।४ 3. रोकना, परे करना 4. आगे बढ़ 
जाना, पीछे छोड जाना, दूर रखना --श० १।१७, 
इसी प्रकार दूरीभू--दूर रहना, परे रहना, अलग 
रहना, फ़ासले पर रहना--दूरीभूते मयि सहचरे चक्र- 
वाकीमिवेकाम्‌ । सम०- अन्तरित (वि०) लम्बी 
दूरी होने से वियुक्त,-आपातः दूर से निशाना लगाना 
“-आप्लाब (वि०) दूर तक कूदने वाला, लम्बी 
छलांग लगाने वाला, -आरूढ (वि०) 1. ऊंचाई पर 
चढ़ा हुआ, दूर तक आगे बढ़ा हुआ 2. गहरा, उत्कट 
-दूरारूढ़ः खलु प्रणयोऽसहनः--विक्रम ०४,-- ईरितेक्षण 
(वि०) भैगी दृष्टि वाला,--गत (वि०) दूर हटा 
हुआ, दूरस्थ, दूर गया हुआ, आगे तक बढ़ा हुआ, 
गहराई तक गया हुआ--दूरगतमन्मथाऽक्षमेयं काल- 
हरणस्य--श° ३,--ग्रहणम्‌ दूरस्थित पदार्थो को भी 
देखने की दिव्य शक्ति,--बर्शनः 1. गिद्ध 2. विद्वान्‌ 
पुरुष, पण्डित,--दशिन (वि०) दूर की देखने वाला, 
अग्नदृष्टि, वृद्धिमान्‌ (-पुं०) 1. गिद्ध 2. विद्वान्‌ पुरुष 
3. द्रष्टा, पैग्रम्बर ऋषि,--दृष्टि: दूर तक देखने की 
शक्ति 2. बुद्धिमत्ता, अग्रदृष्टि,-पातः 1. दूर तक 
गिरना 2. दूर की उड़ान 3. बहुत ऊंचाई से गिरना, 
--पात्र (वि०) विस्तृत पाट वाला (नद आदि) 
--षार (वि०) 1. बहुत चौड़ा (दरिया) 2. जो 
कठिनाई से पार किया जा सके,_ बन्धु (वि०) पत्नी 
तथा अन्य भाई बन्धुओं से निर्वासित -मेघ० ६, 
—भाज्‌ (वि०) दूरवतीं, फ़ासले पर विद्यमान,-वतिन्‌ 
(वि०) दूरी पर विद्यमान, दूर हटाया हुआ, दूरस्थ, 
फ़ासले पर,-वस्त्रक (वि०) नंगा, --विलम्बिन्‌ (वि०) 
नीचे दूर तक लटकने वाला,--वेधिन्‌ ( आ दूर से 
ही बींधने वाला,--संस्थ (वि०) दूरी पर विद्यमान 
फासले पर, दूरवर्ती -कण्ठासलेषप्रणयिति जने कि 
पुनर्दू रसंस्थे -- मेघ० ३। 

दूरतः (अव्य०) [दुर--तस्‌] 1. दूर से, फासले से-तद्राज्यं 
दूरतस्त्यजेत्‌-- पंच० ५1६९, वहति च परीतापं दोषं 
विमृंञ्चति दूरतः--गीत० २ 2. दूर, फासले पर 
= पंच० १।९। 

बूरेत्य (वि०) [दूरे भवः--दूर+-एत्य] दूरी पर मौजूद, 
दूर से आया हुआ ! 

ढूर्यम्‌ [दूरे उत्सार्यम्‌--दूर्‌+-यत्‌] विष्ठा, मेला | 

दूर्वा [दुव + अ--टाप्‌, दीर्घः] भूमि पर फैलने वाली एक 
घास, दूब (यह घास देव पूजा के लिए पवित्र समझी 
जाती है) । सम०-अइकुर दूब के कोमल पत्ते 
--विक्रम ३।१२। 


डूलिका, दूली [दूलीन-कन्‌+-टाप, हस्वः, दूर+-अच्‌-- 
डीष्‌, रस्य लः] नील का पौधा । 

दूष (वि०) [दृष्‌ +णिच्‌+- अच्‌] (समासान्त में प्रयुक्त) 
दूषित करने वाला, अपवित्र करने वाला--उदा० 
'पंक्तिदूष' । 

दूषक (वि० ) गित विक दूष्‌ --णिच्‌-- ण्वुल्‌] 1. भ्रष्टा- 
चार करने वाला, करने वाला, विषाक्त करने 
वाला, दूषित करने वाला, बिगाड़ने वाला 2. उल्लंघन 
करन वाला, अवज्ञा करने वाला, गुमराह करने वाला 
3. अपराध करने वाला, अतिक्रमण करने वाला, 
अपराधी 4. आकृति बिगाड़ने वाला 5. पापी, दुष्कृत, 
--कः कुपथ पर चलाने वाला, भ्रष्ट करने वाला, 
बदनाम या दुष्ट पुरुष | . 

दूषणम्‌ [दृष्‌ +ल्युट्‌] 1. बिगाइना, भ्रष्ट करना, विषाक्त 
करना, बर्वाद करना, अपवित्र करना आदि 2. उल्लंघन 
करना, तोड़ना (समझौता आदि) 3. पथभ्रष्ट करना, 
बलात्कार करना, सतीत्व नष्ट करना 4. गाली देना, 
निन्दा करना, कलंकित करना--रघु० १२।४६ 
5. बदनामी, अप्रतिष्ठा 6. विपरीत आलोचना, आक्षेप 
7. निराकरण 8. दोष, अपराध, त्रुटि, पाप, जुर्म 
-—नोङूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ 
= भ्ृँ° २।९३, हा हा धिक्‌ परगृहवासदूषणं--उत्तर० 
१४०, मनु» २।२१३, हि० १९८, ११५, २।१८०, 
--णः एक राक्षस, रावण की सेना का एक नायक 
जिसे भगवान्‌ राम ने मार गिराया था । सम०--अरिः 
राम का विशेषण,--आवह (वि०) कलंक में किसी 
को फंसाने वाला । 

दृषिः--षी (प्त्री) [दृष्‌ +-णिच्‌+-इन्‌, दृषि+-ङीष्‌] 
ढीढे, आँख का कीचड़ । 

दूषिका [दूषिञ-कन्‌+ टाप्‌] 1. लेखनी, चित्रकार की कूची 
2. एक प्रकार का चावल ३ ढीढ, आँखों का कीचड़ । 

दूषित (वि०) [दूष्‌ +-णिच्‌--क्त] 1. भ्रष्ट, दूषित, विकृत 
2. चोटिल, क्षतिग्रस्त 3. अपहत, हतोत्साहित 4. कलं- 
कित, बदनाम 5. मिथ्यादोषारोपित, बदनाम, निन्दित। 

दूष्य (वि०) [दूष्‌+-णिच्‌+-यत्‌] 1. भ्रष्ट होने के योग्य 
2. गर्हणीय, दण्डनीय, दूषनीय --ध्यम्‌ 1. मवाद, राद 
2. विष 3. कपास 4. पोशाक, वस्त्र 5. तम्बू -शि० 
१२।६५,--ष्या हाथी का चमड़े का तंग । 

दृ (तुदा० आ०--दद्रियते, द्रित,--इच्छा० दिदरिषते) 
(इसका स्वतन्त्र प्रयोग विरल हँ--प्रायः आ उपसर्ग 
लग कर प्रयुक्त होता हूँ) आदर करना, सम्मान करना, 
पूजा करना, प्रतिष्ठा करना--द्वितीयाद्रियते सदा 
=हि० प्र० ७, मुद्रा० ७३, भट्टि० ६५५ 2. रख- 
वाली करना, मन लगाना (प्रायः--'न' के साथ) 
3. अपने आप के अच्छी तरह लगाना, संलग्न करना, 


{ ४७० 


ध्यान रखना--भूरि श्रुतं शाश्‍वतमाद्रियन्ते--मा ० 
५4. इच्छा करना । 

बृंहू. 1 (म्वा० पर०--दृंहति, दृंहित) 1. पुष्ट करना, 
2. समर्थन करना । 

1 (म्वा० आ०) 1. दृढ़ होना 2. विकसित होना या 
बढ़ना । 

दृंहित (भू० क० कृ०) [दृंह्‌-क्त] 1. पुष्ट किया गया, 
सर्माथत, 2. विकसित, बत ! | 


दकम्‌ [द्‌+-कक्‌] छिद्र, सूराख । 
दृढ (वि०) [वृह 1 क्त] 1. स्थिर, दृढ़, मज़बूत, अचल, 


अथक --भग० १५।३, हि० ३।६५, रघु० १३।७८ 
2. ठोस, पिण्डाकार 3. संपुष्ट, स्थापित 4. स्थिर, 
घैर्यशाली --भग० ७।२८ 5. दृढ़ता पूर्वक बाँधा हुआ, 
कस कर बन्द किया हुआ 6. सुसंहत 7. कसा हुआ, 
घनिष्ठ, सघन 8. मज़बूत, गहन, बड़ा, अत्यधिक, 
ताकतवर, कठोर, शक्तिशाली--तस्या: करिष्यामि 
दुढ़ानुतापम्‌ -कु० ३।८, रघु० ११।४६ 9. कड़ां 
10. (घनुष की भांति) झुकाने या तानने में कठिन 
11. टिकाऊ 12. विश्वासपात्र 13. निश्चित, अचूक, 
बम्‌ 1. लोहा 2. गढ़, क्रिला 3. अधिकता, बहुतायत, 
ऊँचा दर्जा,--ढम्‌ (अव्य०) 1. दृढ़तापूवंक, कस कर 
2. अत्यधिक, अत्यन्त, तेज़ी से 3. पूरी तरह से। सम० 
अङ्क (वि०) मज़बूत अंगों वाला, दृष्टपुष्ट (गम्‌) 
हीरा--इषुधि (वि०) मज़बूत तरकस रखने वाला, 
“काण्ड: -प्रन्थिः बांस,--ग्राहिन्‌ (वि०) मजबूती से 
पकड़ने वाला अर्थात्‌ हाथ धोकर काम के पीछे पड़ने 
वाला,--दंशकः मगरमच्छ,--द्वार (वि० ) बिल्कुल 
सुरक्षित दरवाजों वाला,--धनः बुद्ध का विशेषण, 
7 षन्वन्‌,--घन्विन्‌ (पुं०) अच्छा घनुर्घारी,--निइचय 
(वि०) 1. दृढ़ संकल्प वाला, अडिग, अटल 2. पुष्ट, 
नीरः, फलः नारियल का पेड़,--प्रतिज्ञ (वि०) 
प्रण का पक्का, वात का घनी, सहमति पर निश्चल, 
नाउरोहः गूलर का पेड, - प्रहारिन्‌ (वि०) 1. कड़ा 
प्रहार करने वाला 2. कस कर मारने वाला, अचूक 
लक्ष्येघ करने वाला,--भक्ति (वि० ) निष्ठावान्‌, 
श्रद्धालु, -मति. (वि०) कृतसंकल्प, स्थिरबुद्धि, अडिग, 
मुष्टि (वि०) बन्दमट्टी वाला, कृपण, कंजूस, (ष्टिः) 
तलवार,--मूल: नारियल का पेड़,--लोमन्‌ (पुं०) 
जंगली सूअर, --वेरिन्‌ (पुं०) निर्दय शत्रु, निष्करुण 
दुश्मन, - व्रत (वि०) 1. धर्म साधना में अटल 2. अडिग 
भक्त 3. धैयंवान्‌, आग्रही,--सन्धि (वि०) 1. कस 
केर जुड़ा हुआ, सघनता पुर्वक मिला हुआ 2. सघन, 
संहत 3. सटा हुआ,--सोहूद (वि० ) अटल मित्रता 
वाला । 


बुतिः (पु स्त्री०) [दृ+-ति, हस्वः] मशक,--मनु० २। 


) 


९९, याज्ञ ३।२६८ 2. मछली 3. खाल, चमड़ा 
4. धौंकनी । सम०--हरिः कुत्ता । 


द्न्फ्‌ः (स्त्री०) [दुम्फू+क्‌ नि०] सांप, वज्ज । 
बन्भूः [दुम्फ्‌+-क्‌ नि०] 1. इन्द्र का वज्ञ 2. सूर्य 3. राजा 


यम, मृत्यु का देवता, अन्तक । 


दृप्‌ 1 (स्वा० पर०, चुरा० उभ०--दर्पति, दपंयति--ते) 


प्रकाशित करना, प्रज्वलित करना, सुलगाना । 
ग (दिवा० पर०-दृष्यति, दृप्त) 1. घमण्ड करना, 


अहंकार करना, ढीठ होना,--स किल नांत्मना दृप्यति 
” -"उत्तर०, दुप्यहानवदूयमानदिविषद्दुर्वारदु 


रदुर्वारदुःखापदाम्‌ 
-गीत० ९ 2. अत्यन्त प्रसन्न होना, 3. असभ्य या 
दुर्दान्त होना । 


दृष्त (वि०) [दृप्‌ [क्त] 1. घमण्डी, अहंकारी 2. मदोन्मत्त 


असभ्य, पागल । 


दृप्र (वि०) [ दृप्‌-रक्‌ ] घमण्डी, अहंकारी, बलवान्‌ 


शक्तिशाली । 


दृश्‌ (म्वा० पर०--पश्यति, दृष्ट) 1. देखना, नजर डालना 


अवलोकन करना, समीक्षा करना, निहारना, दृष्टि- 
गोचर करना -द्रक्ष्यसि ्रातृजायाम्‌- मेघ० १।१०, 
१९, रघु० ३।४२ 2. निरीक्षण करना, सम्मान करना, 
विचार करना-आत्मवत्सवंभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः 
चाण० ५३. दर्शन करना, प्रतीक्षा करना, दशंनार्थ 
जाना --प्रत्युद्ययौ मुनि द्रष्टुं ब्रह्माणमिव वासवः 
--रामा० 4. मन से दृष्टिगोचर करना, सीखना, 
जानना, समझना--मनु० १११०, १२।२३ 5. निरी- 
क्षण करना, खोज करना 6. ढूँढना, अनुसन्धान करना, 
परीक्षा करना, निश्‍चय करना--याज्ञ० १।३२७, २। 
३०५ 7. अन्तर्ज्ञान की दिव्य दृष्टि से देखना--ऋषि- 
दंशंनात्स्तोमान्‌ ददर्श--नि० 8. विवश होकर देखते 
रहना--कर्मवा ० दृश्यते 1. दिखलाई देना, दृष्टिगोचर 
होना, दर्शनीय होना, प्रकट होना--तव तच्चारु वपुर्न 
दृश्यते-कु० ४।११ ३, रघु० ३।४०, भट्टि० ३।१९, 
मेघ० ११२ 2. प्रतीत होना, दृश्यमान होना, दिखाई 
देना, मालूम होना--रघु० ३।३४ 3. मिलना, दिखाई 
देना, घटित होना (पुस्तक आदि में)-दवितीयाम्रेडितां- 
न्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते-सिद्धा ०--इति प्रयोगो भाष्ये 
दृश्यते 4. खयाल किया जाना, माना जाना,- -सामा- 
न्यप्रतिपत्तिपूर्वेकमियं दारेषु दृश्या ट्वया--श० ४।१६, 
प्रे» दर्शयति-ते 1. किसी को (कर्म०, संप्र या 
संबं०) कोई चीज़ (कमं०) देखने के लिए प्रेरित 
करना, दिखलाना, संकेत करना---दर्शय तं चौरसिंहम्‌ 
--पेच० १, दर्शयति भक्तान्‌ हरिम्‌--सिद्धा ० प्रत्यः 
भिज्ञानरत्नं च रामायादशंयत्कृती--रघु० १२1६४, १। 
४७, १३।२४, मनु० ४।५७ 2. सिद्ध करना, करके 
दिखलाना,--भट्टि ० १५११२ 3. दिखलाना, प्रदर्शन 


१ ४७१ } 


करना, दर्शनीय बनना--तदेव मे दशय देव रूपम्‌ 
~ भग० ११।४५ 4. (न्याया लय आदि में) प्रस्तुत 
करना--मनु० ८१५८ 5. (साक्षी के रूप में) उप- 
स्थित करना--अत्र श्रुति दर्शयति 6. (आ०) अपने 
आप को दिखलाना, प्रकट होना, अपनो कोई वस्तु 
दिखलाना भवो भक्ताम्‌ दर्शयते-सिद्धा ० (अर्थात्‌ 
स्वयमेव), स्वां गृहेऽपि वनितां कथमास्यं ह्वीनिमीलि 
खलु दर्शयिताहे--न ० ५।७१, स सन्ततं दशेयते गत- 
स्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ -कि० १।१०, 
इच्छा ०- दिदृक्षते --देखने की इच्छा करना, अनु-- 
भावदृश्य के रूप में देखना-- प्रेर० 1. दिखलाना, 
प्रदर्शन करना 2. स्पष्ट करना, व्याख्या करना, आ--, 
प्रेर० दिखलाना, संकेत करना-उत्कलादशितपथः 
कलिगाभिमुखो ययौ-रघु० ४1३८,उद्‌ -, प्रत्याशा 
करना, मुंह ताकना, आगे का देखना, मनोगत भाव 
देखना---उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम्‌ -रघु० २।६०, 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियाथँ : कालक्षेपं 
ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते--मेघ० २२, उप-, देखना, 
अवलोकन करना--प्रेर० सामने रखना, समाचार 
देना, परिचित करना --राज्ञ: पुरो मामृपदश्यं--हि० 
३, नयविद्धिनेवे राज्ञि सदसच्चोपदशितम्‌--रघु० ४। 
१०, नि-, प्रेर० 1. दिखलाना, संकेत करना--रघु० 
६।३१ 2. सिद्ध करना, करके दिखलाना 3. विचार 
करना, बातचीत करना, चर्चा करना (जेसे पुस्तकादिक 
में) 4. अध्यापन करना 5. उदाहरण देकर समझाना दे० 
निदर्शना, प्र-, प्रेर० 1. दिखलाना, संकेत करना खोज 
लेना, प्रदर्शित करना 2. सिद्ध करना, करके दिखलाना, 
सम्‌--+ 1. देखना, अवलोकन करना--भट्टि०१६।९ 
2. भलीभाँति देखना, समीक्षा करना-प्रेर० दिखलाना, 
प्रदर्शित करना, खोज निकालना--आत्मानं मृतवत्संदश्यं 
--हि० १, भट्रि ४।३३, मालवि० ४।९ । 


दृश्‌ (वि०) [दृश्‌ क्विप्‌] (समासान्त में) 1. देखने वाला, 


अघीक्षण करने वाला, सर्वेक्षण करने वाला, समीक्षा 
करने वाला 2. विवेचन करने वाळा, जानने वाला 
3. (के समान) दिखलाई देने वाला, प्रतीत होने वाला 
(स्त्रीश) 1. देखना, समीक्षा, दृष्टिगोचर करना, 
2. आँख, दृष्टि-संदघे दृशमुदग्रतारकाम्‌ -- रघु० ११) 
६९ 3. ज्ञान 4. 'दो' की संख्या 5. ग्रहदशा । सम० 
~ अध्यक्षः सूर्य, कर्णः सांप,--क्षयः दृष्टि की क्षीणता 
या हानि, घुंघला दिखाई देना, मोचरः दृष्टि-परास, 
जलम्‌ आँसू, -क्षेपः--ज्या पराकोटि की दूरी की 
लम्बरेखा,--पथः दृष्टिपरास,-- पात: दृष्टि, झलक, 
-- प्रिया सौन्दर्य, प्रभा,--भक्तिः (स्त्री०) प्रेमदृष्टि, 
अनुरागभरी चितवन,--लम्बनभु ऊर्घ्वाघर दिग्भेद, 
--विषः साँप,--श्रुतिः सर्प, साँप । 


दृशद्‌ (स्त्री०) [दृषद्‌, पृषो०] पत्थर, दे० दृषद्‌ । 

दृशा [दृश्‌-+टापू| आँख । सम०- आकाँक्यम्‌--कमल, 
--उपमम्‌ श्वेत कमल । 

दृशानः [ दुश्‌ + आनच्‌ | 1. आध्यात्मिक गुरु 2. ब्राह्मण 
3. लोकपाल, --नम्‌ प्रकाश, उजाला । 

दृशिः,--शी (स्त्री०) [दृश्‌--इन्‌, दृशि--डीष्‌] 1. आँख 
शास्त्र । 

दृश्य (सं० कृ०) 1. देखे जाने योग्य, दर्शनीय 2. देखने के 
3. सुन्दर, दृष्टिसुखद, प्रिय--रघु० ६1३१, कु० ७1६४, 
इयम्‌ दिखाई देन वाला पदार्थ--मालवि० १।९। 

दृश्वन्‌ (वि०) [दृश्‌-क्वनिप्‌] (समासान्त में) 1. देखने ` 
वाला, दृष्टिमोचर करने वाला 2. (आलं०) परिचित, 
जानकार जैसा कि 'श्रुतिपारदृश्वा--रघु० ५1२४ तथा 
विद्यानां पारदृश्वन:--१।२३ में । 


दृषद्‌ (स्त्री) [दृ--अदि, षुक, हस्वश्च] 1. चट्टान, बडा 
पत्थर--मेघ० ५५, रघु० ४७४, भतुँ० ११३८ 
2. चक्की का पत्थर, शिला (जिस पर मसाला आदि 
पीसा जाय) ।-- उपलः मसाला आदि पीसने के लिए 
सिल-- (दुषक्मिवकः चक्कियो से लिया जाने वाला 
कर) । 

दुषद्वत्‌ (वि०) [ दृषद्‌ञ-व्रत्‌ ] पथरीला, चट्टान से बना 
हुआ,--ती एक नदी का नाम जो. आर्यावतं की पूर्वी 
सीमा बनाती हूँ तथा सरस्वती नदी में मिलती हें । 
लु० मनु० २।१७। 

दृष्ट (भू० क० कृ०) [ दृश्‌+-क्त ] 1. देखा हुआ, अव- 
लोकन किया हुआ, दृष्टिगोचर किया हुआ, पयंवेक्षित 
निहारा हुआ 2. दर्शनीय, पर्यवेक्षणीय 3. माना गया, 
खयाल किया गया 4. घटित होने वाला, मिला हुआ 
5. प्रकट होने वाला व्यक्त 6. जाना हुआ, मालूम 
किया हुआ 7. निर्धारित, निर्णीत, निश्चित 8. वैध 
9. नियत किया गया- दे० दृश्‌,---ष्टभ्‌ डाकुओं से 
डर । सम०--अन्तः,--तम्‌ 1. उदाहरण, निदर्शन, 
दुष्टांत-कथा-पुणेश्चन्द्रोदयाकांक्षी दृष्टान्तोऽत्र महार्णवः 
--श्ि० २३१ 2. (अलं० शा० में) एक अलंकार 
जिसमें कोई उक्ति उदाहरण देकर समझाई जाय 
(उपमा और प्रतिवस्तूपमा से भिन्न - दे० काव्य० 
१०, और रस०) 3. शास्त्र या विज्ञान 4. मृत्यु (तु० 
दृष्टांत) ,--अर्थे (वि०) 1. जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट 
तथा व्यक्त हो 2. व्यावहारिक,--कष्ट,--दुःख जिसने 
मुसीबत झेली हों, कष्ट सहन करने का अभ्यस्त हो 
गया हो,--क्टम्‌ पहेली, गृढ प्रश्‍न,--दोष (वि०) 
1. जिसमें दोष देखा गया हो, जिसे अपराघी समझा 
गया हो 2. दुर्व्यसनी 3. जिसका भंडाफोड़ हो गया 
हो, जिसका पता लगा लिया गया हो,- प्रत्यय (वि०) 
1. विश्वास रखने वाला 2. विश्वस्त,--रजस्‌ (स्त्री०) ` 


( ४७२ ) 


वह कन्या जो रजस्वला हो गई हो,--व्यतिकर (वि० ) 
1. जिसने कष्ट और मुसीबते झेली हों 2. जो आने 
वाले अनिष्ट को पहले हो से भांप लेता हैं । 

दृष्टि: (स्त्री०) [ दृश्‌ +क्तिन्‌ ] 1. देखना, समीक्षण 
2. मन की आँख से देखना 3. जानना, ज्ञान 4. आँख, 
देखने की शक्ति, नजर -केनेदानीं दृष्टं विलोभयामि 
“विक्रम० २, चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि--श० १।१४, 
=-दृष्टिस्तृणीकृतजगतूत्रयसत्त्वसारा--उत्तर० ६1१९ 
रघु० २।८, श० ४1२, देव दृष्टिप्रसादं कुरु--हि० १ 
5. नजर, चितवन 6. विचार, भाव -क्षुद्रदृष्टिरेषा 
~का० १७३, एतां दृष्टिमवष्टम्य--भग० १६।९ 
7. विचार, आदर 8. बुद्धि, बुद्धिमत्ता, ज्ञान । सम० 
"ण्कृत,--कृतम्‌ स्थलपद्म, कुमुद,-क्षेपः निगाह डालना, 
अवलोकन करना,--गूणः तोर का निशाना, चाँदमारी, 
लक्ष्य---गोचर (वि०) दृष्टि-परास के अन्तर्गत जो 
दिखाई दे, दृश्य,-पथः --दृष्टि-पास, - पातः 1. निहा- 
रना, निगाह डालना-मार्गे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातं कुरुष्व 
-+रघु० १३।१८, भर्तु० १।११, ९४, ३।६६, 2. देखने 
की क्रिया, आँख का कार्य-रजःकणेविध्नितदृष्टिपाताः 
--कु० ३।३१, (मल्लि० 'पात' का अर्थं 'प्रभा' दर्शाते 
हैं जो हमारी समझ में अनावश्यक है) -पुत (वि०) 
दृष्टिमा से पवित्र किया हुआ अर्थात्‌ देख लिया कि 
किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हे, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌ 
~¬ मनु० ६।४५, --बन्धुः जुगनू,--विक्षेपः कनखियों से 
देखना, कटाक्ष, तिरछो नजर, विद्या नेत्र-विज्ञान, 
--विश्वमः: अनुराग भरी दृष्टि, हाव-भाव से युक्त 
नजर,--विषः सांप । 

बृह, दृंह्‌ (म्या पर०--दईति, दृंहति) 1. स्थिर या दृढ़ 
होना 2. विकसित होना, बढ़ाना 3. समृद्ध होनः 
4. कसना । 

दृ (दिवा० क्रवा० पर०--दीयंति, दृणाति, दीर्ण) 1. फट 
जाना, टूट जाना, टुकड़े २ होना 2. फाइना, चीरना, 
विभक्त करना, विदीणं करना, खण्ड २ करना, टुकड़े २ 
करना । कर्मवा० --दीर्यते 1. फटना, टूटना, खण्ड २ 
होना,कथमेवं प्रलपतां वः सहस्रवा न दीर्णमनया 
जिह्वया--वेणी० ३ 2. अलग करना, प्रेर०--द 


दा रयति--ते 1. टुकड़े २ करना, चीर डालना, ; 
खोदकर विभक्त करना 2. तितर-वितर करना, १ 
बखरना, बि, टुकड़े २ करना, फाड डालना, विभक्त ' 


करना, काट कर टुकड़े २ करना--ऐन्द्रि: किल नर्स- 
स्तस्या विददार स्तनौ द्विजः--रघु० १२२२, न 
विदीर्ये कठिनाः खलु स्त्रियः कु ० ४।५, रघु० १४1३३ 
2. फाइना (आलं० )-चितं विदारयति कस्य न कोवि-. 
दार:--ऋतु० ३।६, भग० १।१९, (अव, आ तथा प्र 


आदि उपसगे लगन पर धातु का अथं नहीं बदलता हैं)। ' 


दे (म्वा० आ० दयते, दात--इच्छा० दित्सते) रक्षा करना, 


पालना, पोसना । 


देदीप्यमान (वि०) [ दीप्‌ +-यङ4-शानच्‌ ] अत्यंत चमक 


ने वाला, ज्योतिष्मान्‌, जगमगाता हुआ । 

(वि०) [ दान-यत्‌ ] 1. दिये जाने के लिए, उपहृत 
किये जानें के लिए--रघु० ३१६ 2. दिये जाने के 
योग्य, भेंट के लिए उपयक्त 3. वस्तु जो वापिस करने 
के लिए हे, विभावितेकदेशेन देयं महदभियुञ्यते--विक्र- 
मांक० ४।१७, मनु० ८1१३९, १८५ । 

(स्वा० आ०--देवते) 1. क्रीडा करना, खेलना, जूआ 
खेलना 2. विलाप करना 3: चमकना, परि---, विलाप 
करना, शोक मनान । 


(वि०) (स्त्रीऽ--बो) [ दिव्‌ +-अच्‌ ] दिव्य, स्वर्गीय 
“भंग ० ९।११, मनु० १२।११७,--बः 1. देव, देवता 
जाएको देव: केशवो वा शिवो वा--भर्तृँ० ३३१२० 
2. वर्षा का देवता, इन्द्र का विशेषण --यथा 'द्वादश 
वर्षाणि देवो न ववर्ष में 3. दिव्य पुरुष, ब्राह्मण 
4. राजा, शासक, जैसाकि “मनुष्यदेव” में 5. ब्राह्मणों 
के नामों के साथ लगने वाली उपाधि--जैसा कि 
गोविन्द देव, पुरुषोत्तमदेव' में 6. (नाटकों में) राजा . 
को संबोधित करने के लिए सम्मान सूचक उपाधि 

--ततञ्च देव-वेणी० ४, यथाज्ञापयति देवः आदि 
7. (समासान्त मे) अपने देवता के रूप मे--यथा 
मातृ, पितृ? 1 सम०--अंशः भगवान्‌ का अंशावतार 
—अगारः,~रम्‌ मन्दिर,-अंगना स्वर्गीय देवी, अप्सरा, 
अतिदेवः, अधिदेवः 1. उच्चतम देवता 2. शिव 
का विशेषण,-अघिपः इन्द्र का विशेषण,-अंघस्‌ (नपुं) 
~ अन्नम्‌ 1. देवताओं का आहार, दिव्य भोजन, 
अमृत 2. वहु भोजन जो पहले भगवान्‌ की मूर्ति के 
आगे प्रस्तुत किया गया हे--दे० मनु० ५।७ तथा इस 
पर कुल्लू० माष्य,--अभौष्ट (वि०) 1. देवताओं को 
प्रिय 2. देवता पर चढ़ाया हुआ, (--ष्टा) तांबूली, 
पान-सुपारी,--अरण्थम्‌ बाग --रघु० १०।८०,--अरिः 
राक्षस,--अचंनम्‌, -- ना देवपूजा,--अवसथः मन्दिर, 
अश्वः उच्चैःश्रवा का विशेषण, इन्द्र का घोडा, 
-आक्रोडः देवोद्यान, नन्दन वन,--आजीवः,--आजी- 
विन्‌ (पुं०) 1. भगवान्‌ की मूति का सेवक 2. एक 
नीचकोटि का ब्राह्मण जो मृति की सेवा द्वारा, तथा 
मूर्ति पर आये हुए चढ़ावे से अपना जीवन-निर्वाह 
करता है,--आत्मन्‌ (पूं०) गूलर का वृक्ष-,आयतनम्‌ 
मन्दिर--मनु० ४।४६,--आयुधम्‌ 1. दिव्य हथियार 
2. इन्द्रधनुष,--आलयः 1. स्वर्ग 2. मन्दिर,--आवासः 
1. स्वर्गं 2. अञ्वत्यवृक्ष 3. मन्दिर 4. सुमेरु पहाड़, 
-“आहारः अमृत, पीयूप,- इज्‌ (वि०) (कतृं० ए० 
व० देवेट्‌ -- ड) देवताओं की पूजा करने वाला,-- इज्यः 


( ४७३ ) 


देवगुरु बृहस्पति का विशेषण,--इन्द्ः,--ईशः 1. इन्द्र 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण,--उद्यानम्‌ 1. दिव्य 
बाय 2. नन्दन वन 3. मन्दिर का निकटवर्ती बाग, 
ऋषिः (देवषिः) 1. सन्त जिसने देवत्व प्राप्त कर 
लिया हैँ, दिव्य ऋषि, यथा, अभि, भृगु, पुलस्त्य, अंगि- 
रस आदि--एवं वादिनि देवषौ --कु० ६।८४ (अर्थात्‌ 
अंगिरस्‌) 2. नारद का विशेषण-भग० १०११३, २६, 
ओकस्‌ (नपृं०) सुमेरु पर्वत,--कन्या स्वर्गीय देवी 
अप्सरा,--क्मेन्‌ (नपु ०) - कार्यम्‌ 1. धार्मिक कृत्य 
या संस्कार 2. देवों की पूजा,--काष्ठम्‌ देवदारु का 

ला कुण्डम्‌ प्राकृतिक झरना, कुलम्‌ 1. मन्दिर 

देवों का समू ह, --कुल्या स्वर्गीय गंगा,-कुसुसम्‌ लौंग 
-खातम्‌,--खातकम्‌ 1. पर्वतो में बनी एक प्राकृतिक 


गुफा 2. एक प्राकृतिक तालाब या जलाशय --मन्‌० | 


४।२०३ 3. मन्दिर का निकटवर्ती तालाब, “बिलूम एक 
गुफा, कन्दरा,--गणः देवों की एक श्रेणी, गणिका 
अप्सरा, --गर्जनम्‌ बादल की गड़गड़ाहट,---गायनः स्व- 
गीय गायक, गन्धर्व,गिरिः एक पहाड़ का नाम-मेघ ० 
४२, --गुरुः 1. (देवों के पिता) कश्यप का विशेषण 
2. (देवों के गुरु) वृहस्पति का विशेषण,--गुही सर- 
स्वती या उसके किनारे पर स्थित स्थान का विशेषण, 
गृहम्‌ 1. मन्दिर 2. राज-प्रासाद, --चर्या देवों की 
पूजा या सेवा,--चिकित्सकौ (द्वि व०) देवों के वैद्य 
अर्विनीकुमार,- छन्दः १०० लड़ की मोतियों की 
माला,-तरुः 1. गूलर का वृक्ष 2. स्वर्गीय वृक्षों (मंदार, 
पारिजात, संतान कल्प और हरिचंदन) में से एक, 
—ताडः 1. आग 2. राहु का विशेषण,-दत्तः 1. अर्जुन 
के शंख का नाम-भग० १।१५ 2. कोई व्यक्ति 
(अनिश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त) 
देवदत्तः पचति, पीनो देवदत्तः दिवा न भुंक्ते- आदि. 
"दारु (पु०, नपुं०) देवदारु की जाति का पेड-कु० 
१।५४, रघु ० २।३६,--दासः मन्दिर का सेवक (-सी) 
1. मन्दिर या देवों कौ सेविका 2. वेश्या (जिसे मन्दिर 
में नाचने के लिए लगाया गया हो),--दीपः आँख, 
--इूतः दिव्य संदेशवाहक, दे द्‌ 
ढोल 2. लाल फूलों वाला तुलसी का पौमा,--देब 
1. ब्रह्मा का विशेषण 2. शिव-कु० १।५२ 3. विष्णु 
द्रोणी देवमूति का जलूस,--धमेः धामिक कर्तव्य या 

नदी 1. गंगा 2. कोई भी पावन नदी-मन्‌० 
२।१७, -नन्बिन्‌ (पुं) इन्द्र के द्वारपाल का नाम 
नागरी एक लिपि का नाम जिसमें प्राय: संस्कृत 
भाषा लिखी जाती हैं,--निकायः देवावास, स्वर्ग, 
--निन्दकः देवताओं की निन्दा करने वाळा, नास्तिक, 
निमित (वि०) देवता द्वारा रचित, प्राकृतिक, 
—षत्तिः इन्द्र का विशेषण,--पथः 1. स्वर्गीय मार्ग 


६० 


| 
| 


आकाश, अन्तरिक्ष 2. छायापथ,--पशुः देवता के नाम 
पर स्वच्छंद छोड़ा हुआ पशु,-पुर,--पुरी (स्त्री०) अम- 
रावती का विशेषण, इन्द्र की नगरी,--पुज्यः बृहस्पति 
का विशेषण, --प्रतिक्कतिः (स्त्री०) प्रतिभा देवमूर्ति, 
देवता की प्रतिमा,--प्रश्‍नः ग्रहादिसंबंधी जिज्ञासा 
भविष्य सम्बन्धी प्रश्‍न, भविष्य की बातें बतलाना, 
-प्रियः देवों को प्रिय, शिव का विशेषण (देवानांप्रियः) 
एक अनियमित समास, इसका अर्थ हूँ 1. बकरा 2. मूढ, 
(पशु की भांति जड--जैसाकि 'तेऽप्यतात्पर्यज्ञा देवानां 
जिया: काव्य०), बलिः देवताओं को दी जाने वाली 
आहुति,-ब्रह्मन्‌ (पुं) नारद का विशेषण,--ब्राह्मण: 
1. वह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मन्दिर से प्राप्त आय 
से कर लेता हैं, 2. आदरणीय ब्राह्मण,--भवनम्‌ 
1. स्वर्ग 2. मन्दिर 3. गूलर का वृक्ष,-भूमिः (स्त्री०) 
स्वगे,-- भतः (स्त्री) गंगा का विसेषण,--भूयम्‌ 
देवत्व, दिव्यप्रकृति,-भृत्‌ (पुं०) 1. विष्णु का विशेषण 
2. इन्द्र का विशेषण,--मणिः 1. विष्णु की मणि, 
कौस्तुभ 2. सूर्य,--मातृक (वि०) वृष्टि के देवता तथा 
बादल ही जिसकी प्रतिपालिका माता हो, जिसे केवल 
वर्षाका जल ही लभ्यहो, जो सिंचाईको छोड़कर 
केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर हो, (वह देश) जो और 


प्रकार की जलव्यवस्था से वंचित हो-देशौ नद्यम्बुवृष्टघ- 
म्बुसंपन्नव्रीहिपालिंतः, स्यान्नदीमातृको देवमातृकश्च 
यथाक्रमम्‌ -अमर०, तु०--वितम्वति क्षेममदेवमातृका 
(अर्थात्‌ नदीमातृकाः) चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासते 
--कि० १।१७,-मानकः विष्णु की मणि जिसे कौस्तुभ 
कहते हे,--मुनिः दिव्य ऋषि,--यजनम्‌ यज्ञभूमि, यज्ञ- 
स्थली देवयजनसंभवे सीते-उत्तर० ४,--यजिः (वि०) 
देवताओं के आहुति देने वाला,--यज्ञः वह-हवन जिसमें 
वरिष्ठ देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति दी जाती 
हैं, (गृहस्थों के पाँच नैत्यिक यज्ञों में से एक--मनु० 
३१८१, ८५--दे० पंचयज्ञ) „यात्रा किसी देवप्रतिमा 
का जलूस, या सवारी निकालने का उत्सव,--यानम्‌, 
-~रथः दिव्यरथ--,युगम्‌ चार युगों में से एक, कृत- 
युग, सतयुग,--योनिः अतिमानव प्राणी, उपदे 
2. दिव्य उत्पत्ति वाला,--योषा अप्सरा_-रहस्यम्‌ देवी 
रज या रहस्य--राज्‌,--राजः इन्द्र का विशेषण,-लता 
नवमलि लका लता, नेवारी-लिङ्कम्‌ देवता की मूर्ति या 
प्रतिमा,--लोकः स्वर्गलोक, दिव्य-लोक मनु० ४।१८२, 
वक्त्रम्‌ आग का विशेषण,-वर्त्मेन्‌ (नपुं०) आकाश, 
--वर्घकिः, --शिल्पिन्‌ (पुं०) विश्वकर्मा, देवताओं का 
शिल्पी --वाणी दिव्य वाणी, आकाशवाणी,-- वाहन 

ग्नि का विशेषण,--ब्रतम्‌ धामिक अनुष्ठान, धार्मिक 
ब्रत (तः) 1. भीष्म का विशेषण 2. कातिकेय का 
विशेपण,--शब्रुः राक्षस,-शुनी देवों की कुतिया सरमा 


( ४७४ ) 


का विशेषण,--शेषम्‌ देवनिमित्त किये गये यज्ञ का 
बचा हुआ अंश,-श्रुतः 1. विष्णु का विशेषण 2. नारद 
का विशेषण 3. पावन शास्त्र 4. देव,--सभा 1. देव- 
ताओं की सभा, सुवर्मा 2. जूए का घर,--सभ्य: 
1. जुआरी 2. जूएघरों में प्रायः जाने वाला 3. देव- 
सेवक, --सायुज्यम्‌ किसी देवता से मिलकर एक हो 
जाना, देवसंयोजन, देवत्वप्राप्ति,--सेना 1. देवों की 
सेना 2. स्कन्द की पत्नी,-स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌- 
रघु० ७।१ (मल्लि०--देवसेता ==स्कन्दपत्नी - संभवत 
यहाँ देवों की सेना का ही मूत्त रूप में वर्णन हे) “पति 
कातिकेय का विशेवण,--स्वम्‌ देवों की संपत्ति, (धमं- 
कार्यों के निमित्त) देवापित संपत्ति--यद्धनं यज्ञशीलानां 
देवस्वंत द्विदुबुंवा:---मतु० ११४२०, २६,--हवबिस्‌ 
(नपुं०) बलिपशु । 


देवकी [देवक +-ङीष्‌] देवककी एक पुत्री, वसुदेव की पत्नी, ¦ 


कृष्ण की माता । सम०-नन्दनः--पुत्रः-- मातृ (पुं ) 
--सूनुः श्रीकृष्ण के विशेषण । 

देवटः [दिव्‌ --अटन्‌] कारीगर, दस्तकार । 

देवता [देव --तलू--टाप्‌] 1. दिव्य प्रतिष्ठा या शक्ति, 
देवत्व 2. देव, सुर--कु० १1१3. देव की प्रतिमा 
4. मूर्ति 5. ज्ञान इन्द्रिय। सम०---अगारः,--रम्‌, 
---आगार:,--रभ्‌, -गृहम्‌ मन्दिर,--अधिपः इन्द्र का 
विशेषण,-अस्यर्चनम्‌ देव पृजन,---आयतनम्‌,--आलयः, 
वेश्मन्‌ (नपुं०) मन्दिर देवालय,--प्रतिमा देवमूति 
प्रतिम--स्नानम्‌ देवमूति का स्नान । 

वेवद्रधंच्‌ (वि०) [देवम्‌ ` अंचति पूजयति -- देव --अंच्‌ 
--क्विन्‌ अद्रि आदेशः] देवोपासक । 

देवन्‌ (पुं०) [दिव--अनि] पति का छोटा भाई, देवर । 

देवनः [ दिव्‌ {-ल्युट्‌ | पासा,-नम्‌ 1. सौन्दर्य, दीप्ति 
कान्ति 2. जूआ खेलना, पासे का खेल 3. खेल, क्रीडा, 
विनोद 4. प्रमोद-स्थल, प्रमोद-वाटिका 5. कमल 
6 स्पर्धा, आगे बढ़ जाने की इच्छा 7. मामला, ब्यव- 
साय 8. प्रशंसा, -ना जूआ खेलना, पासे का खेल । 


देवयानी (स्त्री) असुरगुरु शुक्राचार्य की पुत्री [एक बार 
देवयानी अपने पिता के शिष्य कच पर मोहित हो गई 
परन्तु कच ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया ! देवयानी 
ने उसे शाप दे दिया, बदले में कच ने भी देवयानी 
को शाप दिया कि वह एक क्षत्रिय को पत्नी बनेगी । 
दे० 'कच' । एक बार देवयानी देत्यों के राजा वृषपर्वा 
की पुत्री अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ स्नान करने 
गई, अपने वस्त्र उतार कर तट पर रख दिया । हवा 
से उनके वस्त्र बदल गये, जब उन्होंने बदले हुए वस्त्र 
पहने तो दोनों आपस में झगड़ने लगी, यहाँ तक कि 
क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी के मुँह पर तमाचा 
मारा और उसे एक कूएँ में फेंक दिया ! सौभाग्य से 


| 
| 


ययाति ने उसे कुएँ से निकाल कर उसके प्राणों क्री 
रक्षा की । उसके पश्चात्‌ देवयानी के पिता की 
स्वीकृति से ययाति का देवयानी के साथ विवाह हो 
गया, और शमिष्ठा को देवयानी के प्रति अपने दुर्व्यव- 
हार के कारण उसकी दासी बनना पडा । देवयानी ने 
ययाति के साथ कई वर्ष सुखपूर्वक बिताये, यदु और 
तुर्वसु नामक उसके दो. पुत्र हुए । उसके पश्चात्‌ 
ययाति शर्मिष्ठा पर आसक्त हो गया। इस बात से 
दुःखी होकर देवयानी ने अपने पति फो छोड़ दिया 
तथा अपने पिता के घर चली आई । शुक्राचाय ने 
अपनी पुत्री के कहने पर ययाति को बुढ़ापे की अशक्तता 
का शाप दिया । दे० 'ययाति') । 


देवरः, देव (पु०) [दिव्‌ +-अर, दिव्‌ न-ऋ] पति का भाई 
(चाहे छोटा हो या बडा) --मनु० ३।५५, ९।५९, 
याज्ञ १।६८ । 

देबलः [देव--ला--क] देवमूति का सेवक, एक नीच कोटि 
का ब्राह्मण जिसका अपना निर्वाह देव-प्रतिमा पर 
प्राप्त चढावे के ऊपर निर्भर है । 

देवसात्‌ (अव्य०) [देव--साति] देवताओं की प्रकृति के 
समान, “भु बदल कर देवता बनना । 

देविक (वि०) (स्त्री० -- की), देविल (वि०) [देव 1 ठन्‌, 
दिव्‌--इलच्‌] 1. दिव्य, देवगुणों से युक्त 2. देव से 
प्राप्त । 

देवी [दिव्‌--अच्‌ --डीप | 1. देवता, देवी 2. दुर्गा 3. सर- 
स्वती 4. रानी--विशेषतः राज्याभिषिक्त रानी, (अग्र- 
महिषी- जिसने राज्याभिषेक के अवसर पर पति के 
साथ सब राज-संस्कारो में पत्नी के नाते भाग लिया 
हो) --प्रेष्यभावेन नामेयं देवी शब्दक्षमा सती, स्नानी- 
यवस्त्रक्रियया पत्त्रोर्णं वोपयुज्यते--मालवि० ५।१२ 
देवीभाव॑ गमिता परिवारपदं कथं भजत्येषा-काव्य ० 
१० 5. सम्मानसूचक उपाधि जो सर्वश्रेष्ठ महिलाओं 
के साथ प्रयुक्त होती ह्‌ । 


[दिश्‌ +अच्‌] 1. स्थान, जगह-देशः कोनु जलावसेक- 
शिथिल:--मृच्छ ० ३।१२ इसी प्रकार “स्कन्धदेशे 
--श० १।१९, द्वारदेश, कण्ठदेश आदि 2. प्रदेश, 
मुल्क, प्रान्त--यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापा- 
जितम्‌ --हि० १।१७१ 3. विभाग, भाग, पक्ष, अंश 
(किसी 'पूर्ण' के) जसा कि एक देश, एकदेशीय 
4. संस्था, अध्यादेश । सम०-अतिथिः (पुं०) विदेशी 
- अन्तरम्‌ दूसरा देश, विदेशी भाग--मनु ० ५।७८ 
अन्तरिन्‌ (पुं०) तिदेशी,--आचारः, -- धर्मः स्थानीय 
कानून या प्रथा, किसी देश के रीति-रिवाज--मनु० 
१।१८८,-- कालज्ञ (वि०) उपयुक्त स्थान और समय 
को जानने वाला -ज,---जात (वि०) 1. स्वदेशीय 
स्वदेशोत्पन्न 2. ठीक देशं में उत्पन्न 3. असली, खरा, 


देशः 


El 


( ४७५ ) 


तिर्मलवंशोद्धव,--भाषा किसी देश की बोली,--रूपम्‌ 
औचित्य, उपयुक्तता- व्यवहारः स्थानीय, प्रचलन, 
देशविदेश की प्रथा । 

देशकः [दिश्‌+-ण्दुल्‌] 1. शासक, राज्यपाल 2. शिक्षक, गुरु 
3. पथ-प्रदर्शक । 

देशना [दिश्‌ --णिच्‌ +युच्‌ +-टाप्‌] निर्देशन, अनुदेश । 

देशिक (वि०) [देश+ठन्‌] स्थानीय, किसी विशेष स्थान 
से सम्बन्ध रखने वाला, देशी -कः 1. आध्यात्मिक 
गुरुः 2. यात्री 3. पथ-दर्शक 4. स्थानों से परिचित । 

देशिनी [दिश्‌ +णिनि+झीप्‌] तर्जनी, अंगूठे के पास वाली 
अंगुली । 

देशी [देश --डीप्‌] किसी देशविशेष की बोली, प्राकृत का 
एक भेद-_दे० काव्या० १।३३ । 

देशीय (वि०) दिश- छ] 1. किसी प्रान्त से सम्बन्ध रखने 
वाला, प्रान्तीय 2. स्वदेशीय, स्थानीय 3. किसी देश 
का निवासी (समासान्त में) जैसा कि मगघदेशीय, 
तद्देशीय, वंगदेशीय आदि में 4. अदूर, लगभग, सौमान्त- 
वर्ती (शब्दों के अन्त में प्रत्यय की भाँति प्रयुक्त) 
-अष्टादशवर्षदेशीयां कन्यां ददर्श-का० १३१, लगभग 
१८ वर्ष की लड़की (जिसकी आयुसीमा १८ हो) 
--रघु० १८।३९, इसी प्रकार 'परदेशीय' आदि । 

देशय (वि०) [दिश्‌+-प्यत्‌] 1. जिसकी ओर संकेत | 
हो, या जिसे प्रमाणित करना हो 2. स्थानीय, प्रान्तीय 
3. देशी, स्वदेशी 4. असली, खरा, निर्मल बंशोद्धव 
5. अदूर, लगभग-दे० ऊपर 'देशीय',--इयः 1. चश्म- 
दीद गवाह, अभियोक्ता दिशेद्देश्यम्‌ --मनु० ८।५२, 
५३, किसी देशविशेष का निवासी, इयम्‌ प्रश्नोक्ति, 
तर्कोक्ति, पूर्वपक्ष । 


देहः--हम्‌ [दि+घञ्ञ्‌] शरीर,-_देहं दहन्ति दहना इव 
सन्धवाहाः--भामि० १।१०४, दे० नी० समस्त शब्द । 
सम०--अन्तरम्‌ अन्य (दूसरे का) शरीर, “प्राप्तिः 
(स्त्री०) दूसरा जन्म लेना,-आत्मवादः भौतिकता, 
चार्वाकों के सिड़ान्त,-आवरणम्‌ कवच, पोशाक,-ईइवरः 
आत्मा, जीव,--उडूब,--उद्भूत (वि०) शरीरज, 
सहज, जन्मजात --कर्तूं (पुं०) 1. सूर्य 2. परमात्मा 
3. पिता,--कोषः 1. शरीर का आवरण 2. पर, बाजू 
3. त्वचा, चमड़ा, --क्षयः 1. शरीर का ह्लास 2. रोग, 
बीमारी,--गत (वि०) शरीर में प्राप्त, मूत्तेरूप,-जः 
पुत्र,--जा पुत्री,-त्यागः 1. मृत्यु 2. इच्छामृत्यु, शरीर 
को छोड़ना,--तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहनुकन्यासरय्वो- 
देहत्यागात्‌ --रघु ० ८।९५,--दः पारा, दीषः आँख, 
धर्मः शरीर के अंगों की क्रिया,--दाहकम्‌ हड्डी, 
--धारणम्‌, जीना, जीवन,--धिः बाजू, कक्ष, धुष्‌ 
(पुं०) वायु, हवा,-बद्ध (वि०) मूत्त, सशरीर-रघु० 
११।३५, भाज्‌ (पुँ०) शरीरधारी, जीवधारी, विशे- 


षतः मनुष्य,--भुज्‌ (पुं ) 1. जीव, आत्मा 2. सूर्य, 
--भूत्‌ (पु) जीवघारी, मनुष्य--घिगिमाँ देहभूता- 
मसारतामू--रघु० ८1५१, भग० ८1४ १४) १४ 
2. शिव का विशेषण 3. जीवन, जीवनशक्ति,--यात्रा 
1. मरण, मृत्यु 2. पोषक पदार्थ, आहार, रक्षणम्‌ 
मस्सा, त्वचा के ऊपर काला तिळ, वायूः पाँच जीवन- 
वायु में से एक, प्राणवायु, सारः मज्जा,--स्वभावः 
शरीर का स्वभाव या गुण 1 

देहंभर (वि०) [दिह+ भृञ-खच्‌, मुम्‌] पेटू, उदरंभरि । 

देहवत्‌ [देह मवुप्‌] शरीरघारी, (पु०) 1. मनुष्य 2. जीव । 

देहला [देहर्-ला--क] मदिरा, शराब । 

देहलिः,--ली (स्त्री०) [देहन-लान-कि, देहलि--डीष] 
दरवाज़े की चौखट में नीचे वाली लकड़ी जिसे लांघ 
कर घर में घुसते निकलते हैं,--विन्यस्वन्ती भुवि 
गणनया देहलीदत्तपुष्पे:--मेघ० ८७, मृच्छ० १।९। 
सम०-दीपः देहलीपर रक्खा हुआ दीपक, “न्याय, दे० 
न्याय के अन्तर्गत । 

देहिन्‌ (वि०) (स्त्री०-मी) [दिह+इनि] शरीरधारी, 
शरौरी (पुं) 1. जीवधारी प्राणी--विशेषतः मनुष्य 
त्वदधीनं खलू देहिनां सुखम्‌--कु० ४1१०, शि० 
२।४६ भग० २।१३, १७२, मनु» १।३० ५४१ 
2. आत्मा, जीव (शरीर में प्रतिष्ठापित)-तथा शरी- 
राणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
--भग० २२२, १३, ५।१४,= नी पृथ्वी । 

दे (म्वा०- पर० दायति, दात) 1. पवित्र करना, शुद्ध 
करना 2. पवित्र होना, 3. रक्षा करना, अव-, 1. धवल 
करना, उज्ज्वल करना 2. पवित्र करना । 

दैतेयः [दिति+ढक्‌] दिति का पुत्र, राक्षस, दैत्य, । सम० 
इज्यः, गुरुः, पुरोधस्‌ (पुं) - पुज्यः असुरों के 
गुरु शुक्राचार्य के विशेषण, निषदनः विष्णु का विशे- 
षण,-सातु (स्त्रीश) दिति दैत्यों की माता,--मेदजा 
पृथ्वी 


पृथ्वी । 

दैत्यः [दिति-|-ण्य] दे० 'देतेय' । सम०--अरिः 1. देवता 
2. विष्णु का विशेषण,--देवः 1. विष्णु का विशेषण 
2. वायु,-पतिः हिरण्यकशिपु का विशेषण । 

दैत्या [दैत्य +-टाप्‌] 1. औषधि 2. मदिरा । 

दैन (स्त्री-नी), देनंदिन (स्त्री०--नी), दैनिक (स्त्री० 
--कौ) (वि०) [दिन--अण्‌, दिनं दिनं भवः दिनं- 
दिन--अण्‌, दिनञ-ठञ्ञ्‌] आह्निक, प्रति दिन का, 
—भामि० १।१०३। 

दैनम्‌,--न्यम्‌ [दीन अणू, ष्यका. वा] 1. गरीबी, दरिद्रा 
वस्था, दयनीय अवस्था, दुर्देशा--दरिद्राणां दैत्यः 
-- गंगा० २, इन्दोदॅन्यं त्वदनृसरणक्लिष्टकान्ते विभि 
__मेघ० ७४ 2. कष्ट, खेद, विषाद, शोक, उत्साह 
हीनता 3. दुबेलता 4. कमीनापन । 


( ४७६ ) 


दैनिकी [देनिक--डीप्‌] प्रतिदिन की मजदूरी, दिनभर की 
उजरत, ध्याडी । 

देघंम्‌,--घ्येम्‌ [दीर्घ +-अण्‌, ष्यञ्‌ वा] लम्बाई, लम्बापन । 
(वि०) (स्त्री-वी) [ देव+-अण्‌ ] देवों से सम्बन्ध 
रखने वाला, दिव्य, स्वर्गीय--संस्कृतं नाम देवी वाग- 
न्वाख्याता महषिभि:--काव्या० ११३३, रघु० १।६० 
याञ्च० २२३५, भग० ४1२५, ९1१३, १६1३, मनु० 
३।७५ 2. राजकीय,--वः (अर्थात्‌ विवाहः) आठ 
प्रकार के विवाहों में से एक, (इसमें कन्या यज्ञ कराने 
वाले ऋत्विज्‌ को ही दे दी जाती हे) -यज्ञस्य ऋत्विजे 
दव:--याज्ञ> १।५९, (विवाह के आठ प्रकारों के 
लिए दे० 'उद्वाह' या मनु० ३।२१),--बम्‌ 1. भाग्य, 
नियति, भवितव्यता, क्रिस्मत-- दैवमविद्वांसः प्रमाणयति 
--मुद्रा० ३, विना पुरुषकारेण दैवमत्र न सिध्यति 
-- भगवान्‌ उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी 
सहायता आप करते हैं,--दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म- 
शक्त्था-पंच० १।३६१, देवात्‌ 1. संयोग से, भाग्ययश, 
अकस्मात्‌ 2. देव, देवता 3. धामिक संस्कार, देवों को 
आहुति । सम०--अत्ययः दैवी उत्पात, आकस्मिक 
अनर्थ,--अधीन,-- आयत्त (वि०) भाग्य पर निर्भर, 
-देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌,-वेणी ० ३।३३, 
अहोरात्रः देवताओं का एक दिन अर्थात्‌ मनुष्यों 
का एक वर्ष,--उपहत (वि०) दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 
समुद्रा» ६६८, कर्मन्‌ (नपुं०) देवताओं को आहुति 
देना,कोविद,- - चिन्तकः, ज्ञः ज्योतिषी, भविष्य- 
वक्ता, याज्ञ? १।३१३, काम० ९।२५,--गतिः (स्त्री ०) 
भाग्य का फर --मुक्ताजाळं चिरपरिचितं त्याजितो 
देवगत्या-मेव० ९६,-तन्त्र (वि०) भाग्य पर 
आश्रित,-दीयः आँख,--ढुविपाकः भाग्य की निष्ठुरता 
भाग्य का बुरा फेर या प्रतिकूलता--उत्तर० १।४० 
-~दोषः भाग्य की कठोरता,--पर (वि०) 1. भाग्य 
पर भरोसा करने वाला, भाग्यवादी 2. भाग्य में लिखा 
हुआ, प्रारब्ध--प्रइन: भविष्यकथन, ज्योतिष, --युगम्‌ 
देवों का एक युग' (१२००० देववर्षो का एक यग 
माना जाता हे, इस विषय में दे० मन्‌० १७१ पर 
कुल्लू ० ),--योगः संयोग, इत्तिफ़ाक भाग्य, मौका 
--दवयोगेन दैवयोगात्‌ भाग्य से, अकस्मात्‌,--- लेखक 
भविष्यवक्ता, ज्योतिषी,--बशः,--शम्‌ नियति का 
बल, भाग्य की अधीनता,--वाणी 1. आकाशवाणी 
2. संस्कृत भाषा--तु० काव्या० ११३३ ऊपर उद्धत 
होन (वि०) भाग्यहीन, किस्मत का मारा 
अभागा । 

देवकः [ देव -कन्‌ ] देवता । 

देवत (वि०) (स्त्री०-ती) [ देवता-अण्‌ ] दिव्य,-तम्‌ 
देव, देवता, दिव्यता--मुदं ग्रां देवतं विप्रं घृतं मध्‌ 


चतुष्पदं, प्रदक्षिणानि कुर्वीत--मनु० ४।३९, १।५३, 
अमरु ३ 2. देवों का समूह, देवताओं का पुरा समूह 
3. देवमूति (यह शब्द पुं० भी बतलाया जाता हुँ परन्तु 
विरल प्रयोग है, मम्मट इस बात को शब्द का 'अप्रय्‌- 
क्तत्व' दोष बतलाते है-दे० 'अप्रयुक्त') । 

देवतस्‌ (अव्य०) [ देव--तस्‌ ] संयोगवश, किस्मत से 
भाग्य से 

देवत्य (वि०) ] देवता+-ष्यञा्‌ ] किसी देवता को संबो- 
घित, या मान्य्र-याज्ञ० १९९, मनु० २।१८९,४।१२४। 

देवलः,--लकः [देव--ला--क, देवल+-अण्‌, देवल+-कन्‌] 
प्रेतपुजक, किसी दुष्ट आत्मा (भूत प्रेतादिक) का 
उपासक । 

दैवारिपः [ देवारीन्‌ असुरान्‌ पाति आश्रयदानेन दैवारिपः 
समुद्रः, तत्र भवः--देवारिप अण्‌ ] शंख । 

देवासुरम्‌ [ देवासुरस्य वेरम्‌ --अण्‌ ] देवताओं और राक्षसो 
के मध्य रहने वाली स्वाभाविक शत्रता । 

देविक (वि०) (स्त्री०-की) [ देव--ठक्‌ ] देवताओं से 
सम्बन्ध रखने वाला, दिव्य, मनु० १६५, ८।१०९, 
कम्‌ अवश्यंभावी घटना । 

देबिन्‌ (पुं०) [ देव+-इनि ] ज्योतिषी । 

दैव्य (वि०) (स्त्री०--व्या,-- व्यौ) [देव-|-यव्य | दिव्य, 

व्यम्‌ किस्मत, भाग्य 2. दिव्य शक्ति । 

दैशिक (वि०) (स्त्री०-की) [ देश-]-ठडा, ] 1. स्थानीयः 
प्रांतीय 2. र«ष्ट्रीय, समस्त देश से सम्बन्ध रखने वाला 
3. स्थान सम्बन्धी 4. किसी स्थान से परिचित 
5. अध्यापन करने वाला संकेतक, निदेशक, दिखलाने 
वाला, - कः 1. अध्यापक, गुरु 2. पथ दर्शक । 

देष्टिक (वि०) (स्त्री०--की) [दिष्ट+-ठक्‌ ] भाग्य में 
लिखा हुआ, प्रारब्ध,--कः भाग्यवादी । 

देहिक (वि०) (स्त्री०--की) [ देह+-ठक्‌ ] शारीरिक, 
देहसम्बन्धी । 

देह्य (वि०) [देहे भवः--ष्यञ्य्‌ ] शारीरिक,--ह्यः आत्मा 
(शरीरगत) 

दो (दिवा० पर०--द्यति, दित--प्रेर० दायरति, इच्छा० 
दित्सति) 1. काटना, बांटना 2. फसल काटना, अनाज 


काटना, अव--,काट डालना--यदन्यास्मन्यज्ञे खच्य- 
वद्यति--शत० । 
दोग्धृ (पुं०) दुह=-तृच्‌ ] 1. ग्वाल, दूध दोहने वाला 


दूधिया--मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे -कु० १।२ 
2. बछडा 3. चारण या भाट (वह भाड़े का कवि जो 
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कविता की रचना करता 
) 4. जो स्वार्थवश कोई कार्य करता हे (अपने आप 
को लाभ पहुंचाने के लिए) 
दोग्ध्री [ दोग्धृ +-ङीप्‌ ] 1. दुधारु गाय 2. दूध पिलाने वाली 
गाय । 


(४७७ 


दोधः [ दुह्‌ +अच्‌, नि० ] बछडा । 

दोरः [ >-डोर, नि० डस्य द: | रस्सी, रञ्जु । 

दोलः [ दुल्‌ + घञ्न ] 1. झूलना, डोलना, (घड़ी के लंगर 
की भांति इधर-उघर) हिलना 2. हिंडोला, डोलो 
3. फाल्गुनपुणिमा के दिन होने वाला उत्सव जब कि 
बालकृष्ण की मूर्तियों को हिंडोले में झुलाया जाता हे । 

दोला, दोलिक ] दोल--टापू, दोल--कन्‌-टापू, इत्वम्‌ | 
4. डोली, पालकी 2. हिडोला, पालना (आलं० भो) 
--आसीत्स दोलाचलचित्तवृत्ति:--रघु० १४३४, 
९।४६, १९1४४, संदेहदोलामारोप्यते--का० २०७, 
२४६ 3. झूलना, घट-बढ़ होना 4. संदेह अनिश्चितता । 
सम०--अधिरूढ,--आरूढ (वि०) (शा०) झूले पर 
सवार (आलं०) अनिश्चित, अस्थिर, चंचल--युद्धम्‌ 
सफलता की अनिश्चितता, वह युद्ध जिसमें हार-जीत 
का कुछ निश्चय न हो । 

दोलायते (ना० धा० आ०) 1. झूलना, इधर-उधर डोलना, 
इधर-उधर हिलना, घटबढ़ होना, आगे-पीछे होना 
(आलं० भी) 2. चंचल या बेचेन होना । 


दोषः [ दुष्न-घडा ] (क) त्रुटि, धब्बा, निन्दा, कमी 


लांछन, लचर दलील--पत्र नैव यदा करीरविटपे दोषो 
बसन्तंस्य किम्‌ू--भर्तृ ० २।९३, नात्र कुलपतिर्दोयं ग्रही- 
ष्यति--श० ३, कुलपति इस बात को दोष नहीं मानेंगे 
--सा पुनरुक्तदोषा-रघु० १४।९ (ख) भूल (अशुद्धि, 
गलती 2. जुर्म, पाप, कसूर अपराध- जायामदोषामुत 
संत्यजामि-रघु० १४।३४, मनु० ८।२४५, याज्ञ 
३।७९ 3. अनिष्टकारी गुण, बुराई क्षतिकारक प्रकृति 
या गुण --जैसा कि 'आहार दोष' में 4. हानि, आनिष्ट, 
भय, क्षति--बहुदोषा हि शर्वरी--मृच्छ० १।५८, को 
दोषः-- (इसमें क्या, हानि हुँ) 5. बुरा फल, अनिष्ट- 
कारी फल, बाधक प्रभाव,-तत्किमृयमातपदोषः स्यात्‌ 
--श० ३, अदाता वंशदोषेण कर्मदोषाद्‌ दरिद्रता 
--चाण० ४८, मनु० १०।१४ 6. विकृत व्याधि, रोग 
7. शरीर के तीनों दोषों का कुपित होना, त्रिदोषकोप 
8. (न्या० में) परिभाषा का दोष (अव्याप्ति, अति- 
व्याप्ति और असंभव) 9. (अलं० में) रचना का एक 
दोष (पददोप, पदांशदोष, वाक्यदोष, रसदोष, और 
अर्थदोष जिनका वर्णन काव्यप्रकाश के सातवें उल्लास 
में किया गया है) 10. बछड़ा 11. निराकरण । सम० 
--आरोप: दोष लगाना, इलजाम लगाना, एकदृश्‌ 
(वि०) दोष ढूंढने वाला, दोषदर्शी छिट्रान्वेषी,--कर, 
--कृत्‌ (वि०) बुराई करने वाला, अनिष्टकर,--ग्रस्त 
(वि०) 1. सिद्धदोष, अपराधी 2. दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, 
--ग्राहिन्‌ {वि०) 1. विद्वेषी, दुर्भावनापूर्णं 2. छिद्रा- 
न्वेषी,-ज्ञ (वि०) दोषों का ज्ञाता (ज्ञः) 1. बुद्धिमान 
या विद्वान्‌ पुरुष--रघु० १।९३ 2. वेद्य,-त्रयम्‌ शरीर 


) 


के तीन दोष (अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ),--दृष्टि 
(वि०) दोषदर्शी, -प्रसङ्कः कलंक लगाना, बदनामी, 
निन्दा,--भाज्‌ (वि०) दोषी, अपराधी, सदोष । 

दोषणम्‌ [ दुष्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌ | इलजाम लगाना, दोष 
मढुना । 

दोषन्‌ (पृं०, नपुँ०) (इस शब्द के सर्वनामस्थान (पहले 
पाँच वचन, में रूप नहीं होते) भुजा, बाजू । 

दोषल (वि०) [ दोष--लच | दोषी, सदोष, भ्रष्ट । 

दोषस्‌ (स्त्री) [ दुष्‌ असुन्‌ ] रात (नपुं०) अंघरा । 

दोषा (अव्य०) [दुष्यते अन्धकारेण--दुष्‌ +-घञ्ञ्‌ +-टाप्‌] 
रात को,--दोषाऽपि नूनमहिमांशुरसौ किलेति--शि० 
४।४६, ६२, (स्त्रीश) 1. भुजा 2. रात्रि का अंधेरा, 
रात-घर्मकालदिवस इव क्षपितदोषः --का० ३७, 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'दोष या पाप' भौ है) । सम० 
-- आस्यः, --तिलकः दीपक, लेम्प,-करः चाँद । 

दोषातन (वि०) (स्त्री०-_नी) [ दोषा--ट्यु, तुटू ] रात 
को होने वाला, रात्रि विषयक--रघु० १३1७६ | 

दोषिक (वि०) (स्त्री०--की) [ दोष-{-ठन्‌ | दोषी, 
बुरा, सदोष,--कः रुग्णता, रोग । 

दोषिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णो) [ दुष्‌+-णिनि ] 1. अप- 
वित्र, दूषित, कलुषित 2. अपराधी, सदोष, मुजरिम, 
दुष्ट, बुरा । 

दोस्‌ (पुं०, नपु. ०) [ दम्यते अनेन दम्‌+-डोसि ] (कर्म 
द्वि व० के पश्चात्‌ इस शब्द को विकल्प से 'दोषन्‌' 
आदेश हो जाता हैँ) 1. अभ्रभूजा, भुजा--तमुपाद्रव- 
दुद्यम्य दक्षिणं दोनिशाचर:--रघु ० १५।२३, हेमपात्र- 
गतं दोर्भ्यामादधानं पयश्चरु १०।५१, कु० ३1७६ 
2. चाप का वह भाग जो त्रिज्या का निर्माण करता 
है। सम०--गडु (वि०) (दोगंडु) टेढ़ी भुजाओं 
वाला, -- ग्रह (दोग्रेह) (वि०) सबल, शक्तिशाली, 
(हः) भुजा में रहने वाली पीड़ा,-ज्या (दोर्ज्या) 
आधार की छंबरेखा, --दण्ड: (दोर्दण्डः) डंडे जैसी 
भुजा, मजबूत भुजा-महावी० ७८, भामि० १।१२८, 
--मूलम्‌ (दोमूलम्‌) कांख, बगल,-युद्धम्‌ (दो- 
युद्धम्‌) इन्दरयुद्ध, कुश्ती-महावी ० ५॥२७,--शालिन्‌ 
(वि०) (दो.शालिन्‌) प्रबल भुजाओं वाला, रणोत्सुक, 
वीर,--वेणी ० ३।३२,- शिखरम्‌ (दोः शिखरम्‌) 
कंधा, -- सहस्रभृत्‌ (दोःसहस्रभृत्‌) (पृः) 1. बाणा- 
सुर का विशेषण 2. सहस्रार्जुन का विशेषण,--स्थः 
(दोस्थः) 1. सेवक 2. सेवा 3. खिलाड़ी 4. खेल, 
क्रीडा । 

दोहः [ दुह +-घञा ] 1. दोहनाः -भाश्चर्यो यवां दोहोऽ- 
गोपेन--सिद्धा०, कुर १।२, रघु० २२२, १७1१९ 
2. दूध 3. दूध की बाल्टी । सम०--अपनयः,--जम्‌ 
दूध । 


( ४७८ ) 


दोहदः, --दम्‌ [ दोहमाकर्ष ददाति--दा--क ] गर्भवती 
स्त्री की प्रबल रुचि: --प्रजावती दोहदशंसिनी ते--रघु० 
१४।४५, उपेत्य का दोहददुःखशीलतां यदेव चब्रे तद- 
पब्यदाहूतमू--३1६, ७. 2. गर्भावस्था 3. कली 
आने के समय पौधों की इच्छा (उदाहरणत: अशोक 
चाहता हे कि तरुणियाँ उसे ठोकर मारे, बकुल 
चाहता हुँ कि उसके ऊपर मदिरा के कुल्ले किये जाय॑) 


किस्मती,- -याज्ञ० १।२८३। 
दौ्श्चात्रम्‌ [ दुर्भ्रातृ --अण्‌ } भाइयों का आपसी कलह । 
दौर्मनस्यम्‌ [ दुर्मनस्‌ +ष्यव्य ] 1 बुरा स्वभाव, 2. मान- 
सिक पीड़ा, कष्ट, खेद, विषाद 3. निराशा । 
दौमंन्त्रयम्‌ [ दुर्मन्‍्त्र |-ष्यडा. ] अनिष्टकारी उपदेश, बुरी 
सलाह -दौर्मन्व्यान्नृषतिविनश्यति--भत्‌ ० २।४२। 
दौर्वचस्यम्‌ [ दुर्वचस्‌+-ष्यव्य्‌ } दुर्वचन, अपभाषण । 


-मदीरुहा दोहदसेकशक्तेराकालिकं को रकमुद्गिरन्ति- | 
ने० ३।२१, रघु० ८।६२, मेघ० ७८ दे० प्रियंगु | 
4. उत्कट अभिलाष-प्रवतितमहासमरदोहदा: नरपतयः ¦ 
~वेणी० ४ 5. सामान्यतः कामना, इच्छा । सम० ; 
लक्षणम्‌ 1. भ्रूण, गर्भ (दौहू दलक्षण) 2. जीवन ' 
की एक अवस्था से दूसरीं में प्रवेश । | 

दोहदबती | दोहद--मतुप--डीप्‌ , वत्वम्‌ ] गर्भवती स्त्री । 
जिसे किसी वस्तु को इच्छा हो । 

दोहन (वि०) [दुह +ल्युट्‌] 1. दोहने वाला 2. अभीष्ट 
पदार्थो को देनेवाला, --नम्‌ 1. दोहना2. दूध की 
बाल्टी,--ची दूध की बाल्टी । 

दोहलः [ दोह |-ला--क ] दे० दोहद, वृथा वहसि दोह्‌- 
लम्‌ (अने० पा०) ललितकामिसाधारणम्‌-मालवि० 
३।१६। 

दोहली | दोहल ]-ङीष्‌ ] अशोकवृक्ष । 

दोह्य (वि०) { दुह्‌ +ण्यत्‌ ] दुहने योग्य, दुहे जाने 
योग्य,-ह्यम्‌ दूध । 

दौः जील्यम्‌ [ दुःशील--ष्यडा ] बुरा स्वभाव, दृष्टता, 
दुर्भावना । 


दौः साधिकः [ दुःसाध +ठक्‌ ] 1. द्वारपाल, डयोढ़ीवान 
2. गाँव का अधीक्षक । 

दौक (गू) रूः [ दुकूल+-अण्‌ ] रेशमी आवरण से ढका 
हुआ रथ, --लम्‌ बढ़िया रेशमी वस्त्र । 

दौत्यम्‌ [ दूत--ष्यडा, ] संदेश, दूत का कायं । 

दौरात्म्यम्‌ [ दुरात्मन्‌ ]-ष्यडा, ] 1. दुष्टता, दुष्ट स्वभाव, । 
दुर्भावना रघु० १५७२ 2. दुर्जनता--गुणानामेव | 
दोरात्म्याद्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते --काव्य० १० । 

दौत्यम्‌ [ दुर्गत ञ-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. गरीबी, कमी, अभाव-- 
पंच० २।९२ 2. दरिद्रता, दुःख । 

दौर्गन्ध्यम्‌ [ दुर्गन्ध -{-ष्यञञ्‌ ] वुरी या अरुचिकर गंध । 

दोर्जन्यम्‌ [ दुर्जन --ष्यडा, | दुष्टता, दुर्भावना । 

दोर्जीवित्यम्‌ [ दुर्जीवित --ष्यव्म ] कष्टमय जीवन, विपद्‌- 
ग्रस्त जीवन । 

दोबंल्यम्‌ [ दुर्बेल-ष्यञ््‌ ] नपुंसकता, दुर्बलता, कमजोरी, 
निर्बेलता--मनु० ८१७१, भग० २।३। 

दौर्भागिनेयः [ दुभंगा+-ढक्‌ , इनडः ] अभागी स्त्री (जिसे 
उसका पति न चाहे) का पुत्र। ` 

दौर्भाग्यम्‌ [ दुभंग +-ष्यञ्य्‌ उभयपदवृद्धिः ] दुर्भाग्य, बद- 


| दौश्चर्यम्‌ [ दुश्चर--ष्यञ्य ] 


दोहू दम्‌, दौहृदम्‌ [ दुह्‌ द्‌+-अण्‌ ] 1. मन की दुरवस्था, 
शत्रुता (इस अर्थ में 'दौह द' भी) 2. गर्भावस्था 
~सुदक्षिणा दीह दलक्षणं दघौ--रघु ० ३1१ 3. गर्भ- 
वती की प्रबल लालसा 4. इच्छा । 

दोहं दयम्‌ [ दुहू दय --अण्‌ ] मन की दुरवस्था, शत्रुता । 

दौल्मिः [ दुल्म+-इञ््‌ ] इन्द्र का विशेषण । 

दौवारिकः (स्त्री०--की) [ द्वारय-ठक्‌ , औ आगम ] 
द्वारपाल, पहरेदार---रघ्‌ ० ६५९ । 

1. दुराचरण, दुष्टता, 
दुष्कृत्य । 

.दौष्कुल (वि०) (स्त्री०--ली), दौष्कुलेय (वि०) (स्त्री० 
-- यो) [ दुष्कुलं अस्य ब० स०, स्वार्थं अण्‌ , दुष्टं 
कुलम्‌ प्रा० स०-दुष्कुल--ढक्‌ ] नीच कुल में 
उत्पन्न, नीच घराने में उत्पन्न । 

दोष्ठवम्‌ | दुः+-स्था+-कु=दुष्ठु तस्य भावः--अण्‌ ] 

Pe टता | 
रं (ष्म) न्तिः [ दुष्य (ष्म) न्त--इच्‌ ] दुष्यंत का 
पुत्र -- दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य--श० ४।२०। 

दोहित्रः [ दुहितृ+अज्य ] दोहता, पुत्री का पुत्र--मनु० 
३।१४८ ९1१३१,--त्रम्‌ तिल । 

दोहित्रायणः [ दौहित्र+-फक्‌ ] दोहते का पुत्र । 

दोहित्री [ दौहित्र +ङीप्‌ ] दोहती, पुत्री की पुत्री । 

दोहृदिनी [ दौहृद्‌ --इनि--डीप्‌ ] गर्भवती स्त्री । 

द्यु (अदा० पर०--दौति) अग्रसर होना, मुकाबला करना 
हमला करना, आक्रमण करना -भद्टि० ६११८, 
१४१०४। क 

द्यु (नपु०) [ दिव्‌--उन्‌ , कित्‌ ] 1. दिन 2. आकाश 
3. उजाला 4. स्वर्ग (-पुं०) आग ( पद अर्थात्‌ 
व्यंजनादि विभक्तियों के आने पर 'दिव्‌' (स्त्री०) के 
स्थान में 'द्यु आदेश होता है, या समासों में दु का 
प्रयोग होता है )।  सम०--गः पक्षी, --चरः 
1. ग्रह, 2. पक्षी,--जयः स्वर्ग प्राप्त करना, -धुनिः 
(स्त्री०), --नदी स्वगंगा, --निवासः देवता,--सुरं 
शोकाग्निनाऽगात्‌ दुनिवासभूयम्‌--भट्टि० २।२१, 
—पतिः 1. सूर्य 2. इन्द्र का विशेषण,--मणिः सूर्य, 
लोकः स्वर्ग, षद्‌ , --सद्‌ (पुं०) 1. सुर, 
देवता,--शि० १।४३ 2. ग्रह,--सरित्‌ (स्त्री०) 
गंगा । 


( ४७९ ) 


झुकः [द्युस-कन्‌]| उल्लू । सम०- अरिः कौवा । 

द्युत्‌ (भ्वा० आ०--द्योतते, द्युतित या द्योतित--इच्छा० 
दिद्युतिपते, दिद्योतिषते) चमकना, उजला होना, 
जगमगाना --दिद्युते च यथा रविः -भट्टि० १४1१०४, 
६1२६, ७।१०७, ८।८९, प्रर० द्योतयति 1. प्रकाश 
करना, देदीप्यमान करना--भट्टि० ८४६ कु० ६४ 
2. स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समझाना 3. अभि- 
व्यक्त करना, अर्थ प्रकट करना, अभि-, प्रेर९-- 
प्रकाश करना--रघु० ६1३४, उद्‌-- प्रकाश करना, 
दीपक जलाना, सजाना, सुभूषित करना--रघु ० १०। 
८०, वि--,चमकना, उज्ज्वल होना--व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी--शिं० २।३, १।२० । 


द्युतिः (स्त्री०) [द्युत्‌-इन्‌] 1. दीप्ति, उजाला, कान्ति, 


सौन्दर्य-काचः कांञ्चनसंसर्माद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्‌-हि० 
प्रर ४१, मा० २१०, रघु ० ३।६४ 2. प्रकाश, प्रकाश 
की किरण--भतुँ० १।६१ 3. महिमा, गौरव --मनु० 
१।८७। 

द्युतित (वि०) [युत्‌ +-क्त] प्रकाशित, चमकदार, उजाला । 

युम्नम्‌ [यु --म्ना+-क] 1. आभा, यश, कान्ति 2. बल, 
सामर्थ्य, शक्ति 3. वैभव, सम्पत्ति 4. प्रोत्साहन । 

युबन्‌ (१०) [द्यु +-कनिन्‌] सूर्य । 

युतः, तम्‌ [दिव्‌ "क्त, ऊट्‌] 1. खेलना, जुआ खेलना, 
पासे से खेलना--च्ूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं 
राज्यम्‌ --मृच्छ० २, द्रव्यं लब्धं द्यूतेनेव, दारा मित्रं 
यूतेनेव, दत्त भुक्तं द्यूतेनेव, सर्वं नष्टं द्यूतेनेव -- २।७, 


अप्राणिभियेत्कियते तल्लोके द्यूतमुच्यते--मनु० ९। ' 


२२३ 2. जीता हुआ पुरस्कार । सम०--अधिकारिन्‌ 
(पुं०) द्यूतगृह का स्वामी, जूआ खिलाने वाला,---करः 
कृत्‌ जूआ खेलने वाला, जुआरी -अयं द्ूतकरः 
सभिकेन खलीक्रियते --मृच्छ० २,--कारः,/--क (रकंः 


1. जुआघर का रखने वाला 2. जुआरी,- क्रीडा पासो | 


से खेलना, जूआ खेलना,--पूणिमा,--पौणिमा आश्विन 
मास की पूणिमा, (इस समय जन साधारण लक्ष्मी 
देवी के सम्मान में खेलों का उत्सव मनाते हैं) वीजम्‌ 
कौड़ी (खेलने के काम आने वाली), - वृत्तिः 1. पेशे- 
वर जुआरी 2. जूआघर का रखवाला,-सभा,-समाजः 
1. जूआखाना 2. जूआरियों का समूह्‌ । 

ह्ये (म्वा० पर० द्यायति) 1. घृणा करना, तिरस्कार युक्त 
व्यवहार करना 2. विरूप करना । 

द्यो (स्त्रो०) [कर्तृ ए० व० यः] [द्युत्‌ +डो] स्वर्ग, 
बैकुण्ठ, आकाश - द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च -पंच० 
१1१८२, श० २1१४, (द्वन्द्व समास में 'द्यो को बदल 
कर 'द्यावा' हो जाता हे--उदा ० द्यावापूथिव्यो, द्यावा 
भूमी ( -द्युलोक और भूलोक) । सम० -- भूमिः पक्षी, 
--स्द्‌ (द्यौषद्‌) देवता । 


द्योतः [युत्‌ +-घञ्ग] 1. प्रकाश, ज्योति, उजाला जैसा कि 
'खह्योत' में 2. धूप 3. गर्मी । 

द्योतक (वि०) [दत्‌ +-ण्वुल्‌] 1. चमकने वाला 2. प्रकाश- 
मय 3. व्याख्या करने वाला, व्यक्त करने वाला, बत- 
लाने वाला] 

द्योतिस्‌ (नपुं०) [युत्‌+इसुन्‌] 1. प्रकाश, उजाला, चमक 
2. तारा । सम०-इड्भण: (्योतिरिङ्णः) जुगनू । 

द्रडक्षणम्‌ [द्राक्षन्ति अनेन-द्राङक्ष्‌-ल्युट्‌ पृषो० हस्वः] भार 
का माप या बट्टा, एक तोला । 

द्रढयति (ना० धा० पर०) 1. दृढ़ करना, जकड़ना, कसना 
(शा०) यथा--जटाजूट ग्रन्थि द्रढयति 2. समर्थन 
करना, पुष्ट करना, अनुमोदन करना--निवेशः शैलानां 
तदिदमिति बुद्धि द्रदयति--उत्तर० २२७, विशुद्धेर- 
त्कर्षेस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढ्यति--४1११ । 

द्रढिमन्‌ (पुं०) [दृढ --इमनिच्‌ | 1. कसाव, दृढता--बघान 
द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकरम्‌--गंगा० ४७ 2. पुष्टि, 
समर्थन --उक्तस्यार्थस्य द्रढिम्ते--शंकर 3. प्रकथन, 
पुष्टीकरण 4. गुरुता । 

द्रप्सम्‌ (द्रप्स्यम्‌ः) [दृप्यन्ति अनेन दुप्‌]स, र्‌ आदेशः] 
जमे हुए दूध का घोल, पतला दही । 

द्रम्‌ ( म्वा० पर०--द्रमति ) इधर-उघर जाना, दौड़ना, 
इधर उघर भागना--भट्रि० १४७० । 

्रम्मम्‌ [ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न] 'द्रम' नाम एक प्रकार का 
सिक्का । 

| ब्ब (वि०) [ 


दरु+-अप्‌ ] 1. (घोडे की भांति) दौड़ने 
बाला 2. चूने वाला, रिसने वाला, गीला, टपकने वाला 
--आक्षिप्प काचिद्‌ द्रवरागमेव (पादम्‌) रघु० 
७1७ 3. बहने वाला, पनीला 4. तरल (विप० कठिन) 
---कु० २।११ 5. पिघला हुआ, तरल बनाया हुआ, 
--वः 1. जाता, इधर-उधर घूमना; गमन 2. गिरना, 
टपकना, रिसना, निःस्रवण 3. भगदड़, प्रत्यावर्तन 
4. खेल, विनोद, क्रीडा 5. तरलता, द्रवीकरण 6. तरल 
पदार्थ, प्रवाही 7. रस, सत 8. काढ़ा 9. चाल, वेग 
(द्रवीकृ --पिघलाना, तरल करना द्रवीभू--पिघलना, 
पसीजना जैसे दया से-- द्रवीभवति मे मनः, महावीर 
७।३४, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्क्षण इव-उत्तर ० 
३।१३, द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌-मृच्छ० 
५।२५,) । सम०--आधारः 1. छोटा बर्तन या पात्र 
2. चुल्लू,--जः राव," ब्रब्यम्‌ तरल पदार्थं, रसा 
1. लाख 2. गोंद । 

द्रवन्ती [ दु +-झतृ +-डीप्‌ ] नदी, दरिया । 

द्रविडः (पुं०) 1. दक्षिण के घाट पर स्थित एक देश-अस्ति 
द्रविडेषु काञ्ची नाम नगरी-दश० १३० 2. उस देश का 
निवासी - जरदूद्रविडधामिकस्येच्छया निसुष्टे:--का० 
२२९ 3. एक नीच जाति --तु० मनु० १०।२२ 1 


( ४८० ) 


द्रविणम्‌ | दर+-इनन्‌ ] 1. दौलतमन्दी, धन, संपत्ति, द्रव्य 
~वेणी० ३।२०, भामि० ४२९ 2. सोना--रघु० 
४1७० 3. सामर्थ्य, शक्ति 4. वीरता, विक्रम 5. बात, 
सामग्री सामान । सम०--अधिपतिः,-- ईश्वर: कुबेर 
का विशेषण । 

व्यम्‌ [ दु -यत्‌ | 1. वस्तु, सामग्री, पदार्थ, सामान 
2. अवयव, उपादान 3. सामग्री 4. उपयुक्त पात्र 
(शिक्षादि ग्रहण करने के लिए )--मुद्रा ७।१४, दे० 
'अद्रव्य' भी 5. मूल तत्त्व, गुणों का आधार, वेशेषिकों 
के सात प्रवर्गो मे से एक (द्रव्य नौ हैं - पृथिव्यप्तेजो- 
वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि) 6. स्वायत्तीकृत 
कोई पदार्थ, दौलत, सामग्री, संपत्ति, धन- तत्तस्य 
किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन:-- उत्तर» २। १९ 
7. औषधि, दवाई 8. लज्जा, शालीनता 9. कांसा 
10. मदिरा 11. शर्त, दाँव । सम ० - अर्जनम्‌,-वृद्धिः, 
सिद्धिः (स्त्री०) धन की अवाप्ति,-- ओघः सम्प- 
न्नता, धन की बहुतायत,--परिग्रहः संपत्ति या घन का 
संचय,---प्रकृतिः (स्त्री०) माया का स्वभाव,-संस्कारः 
यज्ञ के पदार्थो का शुद्धीकरण,--वाचकम्‌ संज्ञा, सत्ता- 
सूचक । 

द्रब्यवत्‌ (वि०) [ द्रव्य-+-मतुप ] 1. धनी दौलतमंद 
2. सामग्री में अन्तनिहित । 

द्रष्टव्य (सं० कृ, वि०) 1. देखे जाने के योग्य, जो दिख- 
लाई दे सके 2. प्रत्यक्षजानयोग्य 3. देखने, अनुसंधान 
करने या परीक्षा करने के योग्य 4. प्रिय, दर्शनीय, 
सुन्दर - त्वया द्रष्टव्यानां परं दृष्टमू--श० २, 
भतुं० १।८। 

ष्ट्र (पु०) [दृश्‌--तृच ] 1. दर्शक, मानसिक रूप से 
देखने वाला, जैसाकि 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः” में 
2. न्यायाधीश । 

द्रहः | ++छूद पूषो० साधुः ] गहरी झील । 

द्रा (अदा० दिवा० -द्राति, दायति) 1. सोना 2. दौड़ना, 
शीघ्रता करना 3. उड़ना, भाग जाना, नि -_नींद 
आना, सोना, सो जाना--अथावलंठ्य क्षमेकपादिकां 
तदा निदद्रावृषपल्वलं खगः --ने० १।२१, नायं ते समयो 
रहस्यमधुना निद्राति नाथ:--भर्तृ० ३।९७, भामि० 
१।४१, भट्टि १०।७४, शा० ४1१९, वि०--प्रत्यावर्तत 
करना, भाग जाना, उड़ना । 

द्राक्‌ (अव्य०) [द्रा +-कु ] जल्दी से, तुरन्त, उसी समय 
तत्काल । सम०--भृतकम्‌ कुएँ से अभी २ निकाला 
हुआ जल । 

द्वाक्षा [ दाङ +-अ--टाप्‌, नि» नलोपः ] अंगूर, दाख 
(अंगूर की वेळ या फल) द्राक्षे द्रक्ष्यति के त्वाम्‌ 
--गौत० १२, रघु० ४६५, भामि० १।१४, ४३९ | 
सम०--रसः अंगूर का रस, मदिरा । 


द्राघयति (ना० घा० पर०) 1. लम्बा करना, फैलाना, 
विस्तार करना 2. बढ़ाना, गाढ़ा करना--द्राघयंति हि 
मे शोक स्मर्यमाणा गुणास्तव--भट्टि ० १८।३३ 3. ठह- 
रना, देर करना । 

द्राधिमन्‌ (पुं) [ दीर्घ+-इमनिच्‌, द्राघ्‌ आदेशः ] 
1. लम्बाई 2. अक्षांश रेखा का दर्जा । 

द्राघिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन दीर्घ: - दोघं -- इष्ठन्‌, द्राघ्‌ 
आदेशः | 1. सबसे अधिक लम्बा 2. अत्यन्त लम्बा, 
(दीर्घ की उ० अ०) । 

द्राघीयस्‌ (वि०) (स्त्री०--सी) [ दीर्घ +-ईयसुन्‌ , द्राघ्‌, 
आदेशः ] अपेक्षाकृत लम्बा, बहुत लम्बा ( 'दीघं' का 
म० अ० ) । 

द्राण (वि०) | द्राय-क्त, नत्वं, णत्वम्‌ ] 1. उड़ा हुआ, 
भागा हुआ, 2. सोता हुआ, निद्रालु,--णम्‌ 1. दौड़ 
जाना, भगदड़, प्रत्यावर्तन 2. निद्रा । 

द्रापः [ द्रा--णिच्‌ +अच्‌ , पुक्‌ ] 1. कीचड़, दलदल 
2. स्वर्ग, आकाश 3. मूर्ख, जड 4. शिव का विशे- 
षण, छोटा शंख । 

द्रामिलः [ द्वमिल--अण्‌ | चाणक्य । 

द्रावः [ दु न-घञा ] 1. भगदड़, प्रत्यावर्तन 2. चाल, 
3. दोड़ना, बढ़ाव 4. गर्मी 5. तरलीकरण, पिघलना । 

द्रावकः [ द्रु+-ण्बुल | 1. पिघलाने वाला पदार्थं 2. अय- 
स्कान्त मणि चुम्बक 3. चन्द्रकांत मणि 4. चोर 
5. बुद्धिमान्‌ पुरुष, परिहास चतुर, ठिठोलिया, विदूषक 
6. लम्पट, व्यभिचारी,--कम्‌ मोम । 

द्रावणम्‌ [ दु +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. भाग जाना 2. पिधलना, 
गलना 3. अर्क निकालना 4. रीठा । 

द्राविडः [ द्रविडय-अण्‌ ] 1. द्रविड देश निवासी, द्रविड का 
2. पंच द्रविड (द्राविड, कर्णाट, गुजर, महाराष्ट्र, और 
तैलंग) ब्राह्मणों थें एक,--डाः (ब० व०) द्रविड देश 
तथा उसके निवासी,-डी इलायची । 

द्राविडकः [ द्राविड -कन्‌ ] आमाहल्दी, --कम्‌ काला 
नमक । 

दर (भ्वा० पर० द्रवति, द्रुत, इच्छा० दुद्रूषति) 1 दौइना, 
बहना, भाग जाना, प्रत्यावर्तन करना (प्रायः कर्म के 
साथ) --यथा नदोनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखं 
द्रवन्ति -भग० ११1२८, रक्षांसि भीतानि दिशो 
द्रवन्ति ३६, दुतं द्रवत कौरवा:--महा० 2. घावा 
बोलना, हमला करना, सत्वर आक्रमण करना-- 
भट्टि० ९५९ 3. तरल होना, घुलना, पिघलना, 
रिसता (आलं० भी) --द्रवति च हिमरर्मावृद्गते चंद्र- 
कान्तः नामा» १।२८, द्रवति हूदयमेतत्‌--वेणी० 
५२१, शि० ९।९, भट्टि० २।१२ 4. जाना, 
हिलना-डुलता । प्रेर० द्रावयति-ते 1. भमा देना, 
उलटे पाँव भगा देना 2. पिघलना, गलना,---अनु--, 


( ४८१ ) 


1. पीछे भागना, अनुसरण करना, साथ जाना--रघु० 

३।३८, १२६७, १६२५, शि० १५२ 2. पीछा 

करना, पैरवी करना, अभि- , 1. हमला करना, धावा 

बोलना, (शत्रु के सामने) जाना-गजा इवान्योन्यमभि- 

द्रवन्त:--मूच्छ० ५२१ 2. आ पडना 3. ऊपर से 

चले जाना, उप--, 1. हमला करना, आक्रमण 

करना--रघु० १५।२३ 2. की ओर भागना, भ्र, 

भाग जाना, प्रत्यावतेन, दौड़ जाना (कर्म० या अपा० 

के साथ) -रणात्पद्रवन्ति बलानि --वेणी० ४, भट्टि० 

१५1७९, प्रति-- भागना, उड़ना, चले जाना-- 

भट्टि० ६1१७, वि--, भागना, भाग जाना, प्रत्या- 

वर्तन, प्रेर०--भगा देना, बिदका देना, तितर बितर 

कर देना--भामि० १।५२ मा० ३। 

(स्वा० पर० द्रुणोति) 1. क्षति पहुँचाना, अनिष्ट 

करना--तं दुद्रावाद्रिणा कपिः--भद्टि० १४८१, 

८५ 2. जानां 3. पछताना । 

दरु (पुं नपुं०) | दरु+डु ] 1. लकड़ी 2. लकड़ी का बना 
उपकरण (पुं०) 1. वृक्ष-मनु० ७।१३१ 2. शाखा । 
सम०--किलिमं देवदार वृक्ष, घणः 1. मोगरी, 
गदा या थापी 2. बढ़ई की हथौड़ी जैसा लोहे का 
उपकरण 3. कुठार, कुल्हाड़ी 4. ब्रह्मा का विशे- 
षण, - घ्नी कुल्हाड़ी, --नखः कांटा, -- नस (णस) 
( वि०) बड़ी नाक वाळा, -न(ण)हः म्यान, 
---सल्लक: एक वृक्ष--पियाल । 

द्रुणः [ दृण्‌ त-क ] 1. बिच्छू 2. मधुमक्खी 3. बदमाश 
--णम्‌ 1. धनुष 2. तलवार। सम०- हः असि- 
कोष, म्यान । 

दरुमा [ द्रुण +-टाप्‌ ] धनूष की डोरी । 

बरुण, “णी (स्त्री) [ द्रुण्‌ इन्‌ , दणि+-ङीष्‌ | 
1. एक छोटा कछुवा या कछुवी 2. डोल 3. कान- 
खजूरा । 

द्रुत (भू० क० कृ०) [ द्रु+-क्त ] 1. आशुगामी, फुर्तीला, 
द्रुतगामी 2. बहा हुआ, भागा हुआ, पलायित 
3. पिघला हुआ, तरल, घुला हुआ, दे० 'दु', --तः 
1. बिच्छू 2. वृक्ष 3. बिल्ली ,-तम्‌ ( प्रत्य० ) 
जल्दी से, फुर्ती से, वेग से, तुरन्त। सम०--पद 
(वि०) आशुगामी,--विलस्बितम्‌ एक छंद का नाम, 
दे० परिशिष्ट । 

द्रुतिः (स्त्रीश) [ द्रु+क्तिन्‌ ] 1. पिघलना, घुलना, 
2. चले जाना, भाग जाना । 

द्रुपदः ( पुं० ) पांचाल देश के एक राजा का नाम 
( द्रुपद के पिता का नाम पृषत था, द्रुपद और द्रोण 
दोनों ने द्रोण के पिता भरद्वाज से धनुविद्या सोखी । 
जब द्रुपद को राजगद्दी मिल गई तो एक बार आथिक 
कठिनाइयों में ग्रस्त होने के कारण द्रोण अपनी छात्रा- 


६१ 


iss 
Foe 


वस्था की मित्रता के आधार पर द्रुपद के पास गया, 

परन्तु उसने घमंड के कारण द्रोण का अपमान किया! 

इस कारण द्रोण ने उसे अपने झिष्यों (पाण्डव) द्वारा 

पकड़वा कर बन्दी बनाया--फिर उसका आधा राज्य 

उसे वापस कर दिया । परन्तु यह हार द्रुपद के मन 

में सदेव करकती रही, और एक ऐसा पुत्र पाने की 

इच्छा से जो उस हार का बदला ले सके, उसने एक 

यज्ञ किया । उस यज्ञाग्नि से धृष्ट्युम्न नामक पुत्र 

तथा द्रौपदी नाम की पुत्री ने जन्म लिया । बाद में 

इसी पुत्र ने घोख से द्रोण का सिर काट लिया, दे० 

द्रोणं भी ) । 

[दुः शाखाऽस्त्यस्य--मः] 1. वृक्ष,--येत्र हुमा अपि 

मृगा अपि बन्धवो मे-उत्तर० ३८ 2. पारिजात 

वृक्ष। सम०-अरिः हाथी,--आमय लाखे, गोंद, 

--आध्रयः छिपकली,--ईइवरः 1. ताइ का वृक्ष 

2. चन्द्रमा 3. परिजात वृक्ष, - उत्पलः कणिकार वृक्ष, 

नशः, --मरः काँटा, व्याघिः लाख, गोंद,---श्रेष्ठः 

ताड़ का दृक्ष,-षष्डम्‌ वुक्षोद्यान, पेड़ों का समह्‌ । 

द्रुसिणी [दुम +-इनि+-डीप्‌] वृक्षों का समूह । 

द्रुवयः [दु+ वय] माप, मान । 

रुह्‌ (दिवा० पर०--दुह्यति, दुग्व) 1. ईर्ष्या द्वेष करना, 
क्षति या द्वेष पहुँचाने की चेष्टा करना, द्वेषपूर्वक बदला 
लेने की इच्छा से षड्यन्त्र रचना (सम्प्र०) -यान्वेति 
मां दुह्यत मह्यमेव सात्रेत्युपालम्भि तयालिवगें:--नैं ० 
३।७, भट्टि० ४३९, अभि-., क्षति पहुँचाना, हमला 
करने का प्रयत्न करना, . षड्यन्त्र रचना (कमं० के 
साथ) --मच्छरीरमभिद्रोग्घुं यतते--मुद्रा० १ । 

रुह्‌ (वि०) [दुह्‌ +क्विप्‌] (समास के अन्त में प्रयोग) 
(कर्तृ० ए० ब०--धुक्‌---ग्‌, भुटू--ड) क्षति पहुंचाने 
वाला, चोट पहुँचाने वाला, षड्यन्त्र कारी, शत्रुवत्‌ 
व्यवहार करने वाली-शि० २।३५, मनु० ४।९०, 
(स्त्री) क्षति, हानि । 

रुहः [द्रुह्‌ + क] 1. पुत्र 2. सरोवर, झील । 

दहः हेष ४ [द्रुं संसारगति हन्ति--द्र+- हन्‌ न-अच्‌, 
द्रुह्यति दुष्टेम्यः, द्रुह्‌, + इनन्‌, णत्वम्‌] ब्रह्मा या शिव 
का नाम । 

हू: [दु +-क्विप्‌, दीर्घः] सोना । 

बूघणः [--द्रुघण:, पृषो० साधु:] हथोडा, लोहे का हथौड़ा, 
दे० दुषण । 

रूणः [--दुण, पृषो० साषु०] बिच्छू । 

द्रोण: [दुण+-अच्‌, या द्रु--न] 1. चार सौ बाँस लम्बी 
झील, या सरोवर 2. बादल (विशेष प्रकार का बादल) 
जल से भरा बादल (जिसमें से वर्षा इस प्रकार निकले 
जैसे डोल में से पानी) ---कोऽयमेबंबिधे काले काल- 
पाशस्थिते ययि, अनावृष्टिहते शस्ये द्रोणमेघ इवोदितः, 


ब 
| 


( ४८२ ) 


मृच्छ० १०१२६ 3. पहाड़ी कोवा, मुरदारखोर | 
4. बिच्छू० 5. वृक्ष 6. सफेद फूलों वाला वृक्ष 7. कौरव 
पाण्डवों का गुरु (द्रोण भरद्दाज ऋषि का पुत्र था, 
इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि घृताची नामक 
अप्सरा को देखते ही जब उनका वीयंपात हुआ तो 
उन्होंने उसको एक द्रोण में सुरक्षित रक्‍खा । जन्म से 
ब्राह्मण होने पर भी द्रोण ने परशुराम से शस्त्रास्त्र 
विज्ञान को शिक्षा प्राप्त की । बाद में घनविद्या और 
शस्त्र चालन द्रोण ने कौरव पाण्डवों को सिखलाया । 
जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो वह कौरव 
पक्ष की ओर से लड़ा, और जब भीष्म घायल होकर 
'शरशय्या पर' लेट गये तो कौरवसेना की वागडोर 
द्रोण ने संभाली तथा चार दिन तक युद्ध करके पाण्डव 


पक्ष के हजारों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा । 
युद्ध के पन्द्रहवें दिन रात को भी संग्राम होता रहा 
और फिर सोलहर्वे दिन प्रात:काल कृष्ण के सुझाव पर 
भीम ने द्रोण को सुना कर कहा कि अश्वत्थामा मारा 
गया (तथ्य यह था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी 
युद्ध में काम आया था) इस पर विश्वास न कर इस 
तथ्य की यथार्थता जानने के लए उसने सत्यवादी 
युधिष्ठिर से पूछा । युधिष्ठिर ने भी, कृष्ण के परा- 
मर्शानुसार, बात को छलपूर्वक टाल दिया । उन्होंने 
'अश्वत्थामा' शब्द को ऊचे स्वर से उच्चारण किया 
तथा 'गज' शब्द को घीमे स्वर से--दे० वेणो० ३।९, 
अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार सच समझ 
कर अत्यन्त शोकग्रस्त हो बूढा पिता मूछित हो गया । 
उसी समय धृष्टद्युम्न ने (जिसने द्रोण को मारने की 
प्रतिज्ञा की थी) उस अवसर से लाभ उठाकर द्रोण 
का सिर काट डाला ।--णः,--णम्‌ एक विशेष तोल 
का बट्टा, या तो एक आढक या चार आढक, अथवा 
खारी का १/१६ भाग, या ३२ अथवा ६४ सेर,--णम्‌ 
1. काष्ठ पात्र, प्याला, कठौती 2. लकड़ी की कूण्ड या 
खोर | सम०- आचार्य; दे० ऊ० द्रोण, --काकः पहाडी 
कौवा,--क्षीरा, --घा,- ढुग्धा,- दुधा एक द्रोण दूध 
देने वाली गाय,--मुखम्‌ ४०० गाँव की राजधानी, 
मुख्य नगर । 


आधात या आक्रमण करने की चेष्टा, क्षति, उपद्रव, 
ईर्ष्या-अद्रोहशपर्थ कृत्वा--पंच० २1३५, भग० १1३७, 
मनु ० २१६१ ७।४८, ९1१७ 2. धोखा, विश्वासघात 
3. अन्याय, दोष 4. विद्रोह । सम०--अटः 1. पाखंडी, 
घूर्त, छद्मवेषी 2. शिकारी 3. झूठा मनुष्य,-- चिन्तनम्‌ 
ईर्ष्यायुक्त विचार, अपकार चिन्ता, हानि पहुंचाने का 
इरादा,- बुद्धि (वि०) उपद्रव करने पर उतारू या 
दूषित व्यवहार पर तुला हुआ (स्त्री०- द्धिः) दुष्ट 
प्रयोजन, दुराशय । | 


द्रोणायन:,-- निः,-- द्रौणिः [द्रोण+-फक्‌, फिञ्ञ वा, द्रोण 


+इज्न्‌ | अश्वत्थामा ,का विशेषण--यद्रामेण कृतं 
तदेव कुरुते ट्रौणायनिः क्रोधनः-- वेणी ० ३।३१। 


द्रौपदी [द्रुपद +-अण्‌+-डीप्‌] पांचालराज द्रुपद की पुत्री 


का नाम (स्वयम्वर में अर्जुन ने इसे प्राप्त किया । 
जब उन्होने घर आकर अपनी माता कुन्ती को कहा 
कि आज हमने बड़ी अच्छी वस्तु प्राप्त की है। तब 
माता ने कहा कि सब आपस में बाँट लो। क्योंकि 
कुन्ती के मुख से निकली बात कभी झूठी नहीं हो 
सकती अतः वह.पाँचों भाइयों की पत्नी बनी । जब 
युधिष्ठिर जूए में अपने राज्य को हार गया, द्रौपदी 
को हार गया, यहाँ तक कि अपने आप को भी हार 
गया तो दुःशासन ने और दुर्योधन को पत्नी ने उसका 
बड़ा अपमान किया । परन्तु इस प्रकार के अपमान 
को द्रौपदी ने असाधारण सहिष्णुता के साथ सहन 
किया। और जब कभी, कई अवसरों पर उसकी 
तथा उसके पतियों की परीक्षा ली गई तो उसने उनके 
मान की रक्षा की (जसा कि उस समय जब दुर्वासा 
ऋषि ने अपने साठ हजार शिष्यों के लिए रात को 
भोजन माँगा) । अन्त में एक दिन उसकी सहिष्णुता 
समाप्त हो गई और उसने अपने पतियों को बड़े ताने 
के साथ उसी लहजे में कहा जिसमें कि वह अपने 
शत्रुओं से प्राप्त क्षति और अपमान का कड़वा घूंट पी 
रहे थे -- दे) कि० १।२९-४६,--इसी के फलस्वरूप 
पाण्डवों न युद्ध करने का दृढ़ संकल्प किया । यह उन 
पाँच सती स्त्रियों में से हैं जो प्रातः स्मरणीय समझी 
जाती है-- दे० अहल्या) । 


द्रोणिः णो (स्त्री०) [दु+-नि, द्रोणि--डीष्‌] 1. लकड़ी | हौपदेयः [ द्रौपदी --ढक्‌ ] द्रीपदी का पुत्र-भग० १।६।१८। 
का बना एक अण्डाकार पात्र जिसमें पानी रखते हैं, | इन्द्रः [दौ ढौ सहाभिव्यक्तौ --द्वि शब्दस्य द्वित्वम्‌, पूर्वपद- 


अथवा पानी जिससे बाहर निकालते हुँ, डोल, चिलमची 
कुष्पी 2. जलावार 3. काठ की खोर 4. दो शूर्प या 
१२६ सेर के बराबर धारिता को माप 5. दो पहाड़ों 
के बीच की घाटीद्‌, बृह-द्रोणीशेलकान्तारपदेशमधिति- 
ष्ठतो माघवस्यान्तिके प्रयामि- मा० ९, हिमवद्‌ 
द्रोणी । सम०- दलः केतक का पीषा । 


द्रोहः [दुह +- घञा ] 1, किसी के विरुद्ध षड्यन्त्रः रचना, 


स्य अम्भावः, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌, नि० | घड़ियाल 
जिस पर प्रहार करके घंटों की सूचना दी जाती हैं, 
-डेस्‌ 1. जोड़ा, जन्तु युगल, (मनुष्ययुगल भी) 2. स्त्री- 
पुरुष, नर-मादा - हृन्द्वानि भावं कियया विवव्रुः--कु० 
३।३५, मेघ० ४६, न चेदिदं द्वन्द्रमयोजयिष्यत्‌--कु० 
७।६६, रघ० १४०, झ० २1१४, ७२७ 3. दो 
वस्तुओं का जोड़ा, दो विरोधी अवस्थाओं या गुणों का 


{ ४८३ ) 


जोड़ा, (जैसे कि सुख-दुःख, शीत और उष्ण) - उन्द्वैर- 
योजयच्चे मा: सुखदुःखादिभिः प्रजाः--मनु० १1२६, 
६1८१, सर्वतुनिवृतिकरे निवसन्नर्पति न द्वन्द्वढुःखमिह 
किचिदकिचनोऽपि-शि० ४६४ 4. झगडा, लड़ाई, 
कलह, टाण्टा, युद्ध 5. कुश्ती 6. संदेह, अनिश्चिति 
7. किला, गढ 8. रहस्य,--६: (व्या० में) समास के 
चार मुख्य भेदों में से एक जिसमें दो या दो से अधिक 
शब्द एक साथ जोड़ दिय जाते हैं, जो कि असमस्त 
होने की अवस्था में एक ही विभक्ति के रूप 'और' 
(समुच्चय बोधक अव्य०) अव्यय से जोड़े जाते - चार्थे 
दन्द्रमू--पा० २।२।२९, द्वन्द्व: सामासिकस्य च -भग० 
१०३३। सम०-चर,--चारिन्‌ (वि०) जोड़े के 
रूप में रहने वाले - (पुं०) चकवा--दयिता द्वन्द्वचरं 
पतत्त्रिणम्‌ --रघु ० ८५५, १६।६३,-- मावः वेपरीत्य, 
अनबन,--भिन्नम्‌ स्त्री और पुरुष (नर या मादा) का 
वियोग,--भूत (वि०) 1. एक जोड़ा बनाते हुए 
2. संदिग्ध, अनिक्चित,--युद्धम्‌ मल्लयुद्ध, अकेलों 
(दो) को लड़ाई । 


इन्द्रशः (अव्य०) [ इन्द्र +-शस्‌ | दो दो करके जोड़े में । 
द्वय (वि०) (स्त्रो०--यो) [ द्वि+अयट्‌ ] दोहरा, दुगुना, 


दो प्रकार का, दो तरह का--अनुपेक्षणे द्यी गतिः 
= मुद्रा० ३, भर्तु० २।१०४, अने० पा०, कभी कभी 
ब० व० में भी प्रयुक्त, दे० शि० ३।५७,--यम्‌ 
1. जोड़ी, युगल, युग्म (प्रायः समास के अन्त में प्रयुक्त) 
~-द्वितयेन द्वयमेव संगतं--रघु० ८1६, १।१९, ३।८, 
४४2. दो प्रकार की प्रकृति, घता 3. मिथ्यात्व,--यी 
जोड़ी, युगल। सम०--अतिग (वि०) जिसका मन 
रजम्‌ और तमस्‌' इन दो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो 
गथा हू, सन्त, महात्मा, --आत्मक द्वेघप्रकृति से युक्त, 
“-बादिन्‌, द्विजिह्व, कपटी । 


द्दयस (वि०) (स्त्री -सी) “जहाँ तक हो सके' 'इतना 


ऊँचा जितना कि' 'इतना गहरा जितवा कि' “पहुंचने 
वाला' अथे को बतलाने वाला प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों 
के साथ लग --गुल्फद्वयसे मदपयसि-का० ११४, 
नारीनितंबद्वयसं बभूव (अभः) रघु० १६1४६, शि० 
६।५५ । ` 


द्वापरः, -रम्‌ [द्वाम्यां सत्यत्रेतायुगाम्यां परः पृषो०-त्तारा०] 


1. विश्व का तृतीय युग--मनु ० ९।३०१ 2. पासे का 
वह पाश्वे जिस पर :दो' को संख्या अंकित हे 3. संदेह, 
शशोपंज, अनिश्चितता । 


द्वामुष्यायण (वि०) [ अदस्‌ +फक्‌ ==आमुष्यायणः ष० 


त० | दे० 'दृद्यामष्यायण' । 


द्वार्‌ (स्त्री०) [ दु-+णिच्‌ +विच्‌ ] 1. दरवाजा, फाटक 


--याञ्च० ३१२, मनु० ३1३८ 2. उपाय, तरकौब, 
द्वारा 'के उपाय से' को मार्फत । सम० -स्थः,-स्थितः 


(द्वाःस्थ:, द्वास्थः, द्वाःस्थितः, द्वास्थित:) द्वारपाल, 
ड्योढीवान्‌ । $ 

दारम्‌ | दु +णिच्‌+-अच्‌ ] 1. दरवाजा, तोरण, प्रवेशद्वार, 
फाटक :2. मार्ग, प्रवेश, घुसना, मुंह,--अथवा कृत- 
वाग्ट्वारे वंशेऽस्मिन्‌ -रघु० १।४, ११।१८ 3. शरीर 
के द्वार या छिद्र (ये गिनती में नौ हैं .- दे० खम्‌) 
कु० ३।५०, भग० ८।१२, मनु० ६।४८ 4. मागं, 
माध्यम, साधन या उपाय हारेण 'में से' के साधन से'। 
सम ०-अघिपः डयोढ़ीवान्‌, द्वारपाल,--कच्टकः दरवाजे 
की कुंडी,--कपाटः,--टम्‌ दरवाजे का पत्ता या दिला, 
--गोप:---नायकः,-- पः, = पालः, -- पालकः, द्वारपाल, 
डघोढ़ीवान्‌, पहरेदार, दारः सागवान की लकड़ी, 
--पट्टः 1. दरवाजे का दिला 2. दरवाज का पर्दा, 
--पिंडी दरवाजे को देहली, --पिघानः दरवाजे की कुंडी 
--बलिभुज्‌ (पुं०) 1. कौवा 2. चिड्या,---बाहुः दर- 
वाजे को बाजू, द्वार का पाखा,--यन्त्रम्‌ ताल, कुंडी 
--स्थः द्वारपाल । 


हार (रि).का [द्वार |-कं+-क ] गुजरात के पश्चिमी 
किनारे पर स्थित कृष्ण की राजधानी ('द्वारका' के 
के वर्णन के लिए दे० शि० ३।३३-६०) । सम०-ईश्ञः 
कृष्ण का विशेषण । 
हारवती, द्वाराबती = द्वारका । 
दारिकः द्वारिन्‌ (पुं) ड्योढीवान्‌, द्वारपाल । 
द्वि (संख्या० वि०) (कतृ ० द्वि० व० --पृं० द्वौ, स्त्री०, 
नपुं०--द्वे) दो, दोनों-सद्यः ns हतां 
अल ५1६८, (विशे० दशन्‌ विशति और त्रिशत्‌ 
से पूर्व द्वि को 'द्वा' हो जाता हे, चत्वारिशत्‌ , पञ्चा- 
शत्‌ , षष्टि, सप्तति और नवति से पूर्वं द्वि को द्वाः 
होता हूँ परन्तु विकल्प से, और अशीति से द्वि में कोई 
परिवतेन नहीं होता)। सम०--अक्षे (वि०) दो आँखों 
वाला, -अक्षर (वि०) दृचक्षरी, दो अक्षरों से 
संबद्ध, --अङुगुल (वि०) दो अंगुल लम्बा, (--लम्‌) 
दो अंगुल की लम्बाई, --अणुकम्‌ दो अणुओं का 
संघात, --अर्थ (वि०) 1. दो अर्थं रखने वाला 
2. संदिग्ध, अस्पष्ट या द्वचर्थक 3. दों बातों का 
ध्यान रखने वाला, --अशीत ( वि० ) बयासीवाँ, 
=~ अझीतिः (स्त्री ०) बयासी, अष्टम्‌ तांबा, -अहः 
दो दिन का समय,--आत्मक (वि०) 1. दो प्रकार के 
स्वभाव वाला 2. दो होने वाला, - आमुष्यायणः 
दो पिताओं का पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, जो अपन 
मूल पिता की सम्पत्ति का भी साथ ही साथ उत्तरा- 
धिकारी हो --ऋचम्‌ (द्वृचम्‌ , दृथचंम्‌) ऋचाओं 
का संग्रह, --कः, --ककारः 1. कौवा ( क्योंकि 
'काक' शब्द में दो क' होते हैं) 2. चकवा (क्योंकि 
कोकं शब्द में भी दो 'क' हैं), --ककुद्‌ (पुं०) ऊट, 


(४८४ ) 


—मु (वि०) दो गौओं से विनिमय किया हुआ, 
(गुः) तत्पुरुष समास का एक भेद जिसमें धुर्वपद 
संख्यावाचक होता हे--दृन्द्रो द्विगुरपि चाहम्‌--उद्भट, 
~ गुण (वि०) दुगुना, दोहरा, ({द्विगृणोकृ-दो बार 
हल चलाना, दुगुना करना, बढ़ाना ), - गुणित 
(वि०} 1. दुगुना किया हुआ, --कि० ५।४६2. दो 
तह किया हुआ 3. लपेटा हुआ 4. दुगुना बढ़ाया 
हुआ, चरण (वि०) दो टाँगों वाला, दो पैरों वाला 
-द्विच रणपशूनां क्षितिभुजामू--शा० ४।१५, -चत्वा- 
रिश (वि०) [द्वि-चत्वारिशद्वाः] बयालीसवाँ, --चत्वा- 
रिशत्‌ (स्त्री०) (द्वि-द्वाचत्वारिशत्‌) बयालीस, --जः 
दुजन्मा, 1. हिन्दुओं के प्रथम तीन वर्णों में (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य) कोई एक, दे० याज्ञ० १।३९ 
2. ब्राह्मण (जिसपर पवित्रीकारक कृत्य या संस्कारों 
का अनुष्ठान किया जा चूका हूँ) -जन्मना जायते शूद्र: 
संस्कारेद्विज उच्यते 3. अंडज जंतु जेसे कि पक्षी, 
साँप, मछली आदि--स तमानंदमविदत द्विज:--नें० 
२।१, श० ५२१, रघु० १२।२२, मुद्रा० १1११, 
मनु० २१७ 4. दाँत-कीर्ण द्विजानां गणे:--भत्‌ ० 
१।१३ ( यहाँ 'द्विज' शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी हुँ ) 
2अग्रचः ब्राह्मण, अयनी यज्ञोपवीत जिसे हिन्दुओं के 
प्रथम तीन वर्ण धारण करते हैं, आलयः द्विज का 


घर °इन्ब्रः,, ईशः 1. चन्द्रमा शि० १२।३ 2. गरुड 


का विशेषण 3. कपूर, “दासः शूद्र, "पतिः, ° राजः 
1. चन्द्रमा का विशेषण--रधु० ५।२३ 2. गरुड, 
3. कपूर, "प्रपा 1. आलवाल, थांवला 2. चुबच्चा 
(जहाँ पशु पक्षी पानी पीये, “अन्धुः, “श्रुवः 1. जो 
ब्राह्मण बनने का बहाना करता हैं 2. जो जन्म से 
ब्राह्मण हो, कर्म से न हो, तु» ब्रह्मबन्धुः, लिङ्गिन्‌ 
(पुं) 1 क्षत्रिय 2. झूठा ब्राह्मण, ब्राह्मण वेश- 
घारी, °बाहनः विष्णु की उपाधि (गरुडारोही ) , “सेवक 
शूद्र, जन्मन्‌ , --जातिः (पुं) 1. हिन्दुओं के 
प्रथम तीन वर्णो में से किसी एक वर्ण का - मनु० 
२।२४ 2. त्राह्मण--कि० १1३९, कु० ५४० 
3. पक्षी पंछी 4. दाँत,--जातीय (वि०) हिन्दुओं 
के प्रथम तीन वणो में से किसी एक वर्ण का, 
निहवः 1. साँप -शि० १।६३, रघु० ११।६४, 
१४।४१, भामि० १।२० 2. संसूचक, मिथ्यानिन्दक, 
चुगलखोर 3. कपटी पुरुष, (वि०) (ब० व०) 
दो तीन--रघु० ५।२५, भत्‌ ० २।१२१, --त्रिश 
(द्वात्रिश) 1. वत्तीसवाँ 2. बत्तीस से युक्त, --त्रिशत्‌ 
(द्वात्रिशत्‌) बत्तीस, “लक्षण ३२ शुभलक्षणो से युक्त, 
-~दण्डि (अव्य०) । डंडे से डंडा, दत्‌ (वि०) दो 
दाँत रखने वाला, --दश (वि०) (ब० व०) वीस, 
दश (वि०) (द्वादश) 1. बीसवाँ, मनु० २।३६ 


2. बारह से युक्त, --वञ्चन्‌ (द्वादशन्‌) (वि०, ब० 

व०) बारह, “अंशुः 1. बृहस्पति ग्रह तथा 2. देवों के 
गुरु बहस्पति का विशेषण, अक्षः °करः °र्रोचनः 
कातिकेय का विशेषण, अंगुलः १२ अंगुल का माप, 

2अह 1. बारह दिन का समथ--मनु० ५।८३, ११।६८ 
2 १२ दिन तक चलने वाला या १२ दिन में पूर्ण 

होने वाला यज्ञ, आत्मन्‌ (पुं०) सूयं, आदित्याः 
(ब० व०) बारह सूर्य दे” आदित्य, "आयुस्‌ (पु०) 

कुत्ता, “सहस्र (वि०) १२००० से युक्त, - दशी 
( दवादक्षो ) चांद्र मास के पक्ष की १२वीं तिथि, 
--देवतम्‌ विशाखानाम नक्षत्र, --देहः गणेश का 
विशेषण, - धातुः गणेश का विशेषण, --नग्नकः वह्‌ 
मनुष्य जिसकी सुन्नत हो चुकी हो, नवत (द्वि- 
द्वानवतः) बानवेवाँ, - नवतिः (हि-द्वानवलिः) वानवे, 

—षः हाथी, “आस्यः गणेश का विशेषण, - पक्षः 

1. पंछी 2. महीना,-पञ्चाश (टि-द्वापञ्चाश) (वि०) 

बावनवाँ, --पञ्चासत्‌ (द्वि-हापञ्चाशत्‌) (स्त्री०) 

बावन, --पथम्‌ दो मार्ग, --पदः, दुपाया, मनुष्य, 

पदिका, --पदी 1. दुपाया मनुष्य 2. पक्षी, 
देवता, --षाद्यः, -- पाद्यम्‌ दृहरा जुर्माना, - पायिन्‌ 
(पुं) हाथी, बिदुः विसमः (:), --भुजः कोण, 
—भूम (वि०) ( महल की भांति ) दो मंजिला, 
--मात्‌, --मातृजः 1. गणेश तथा 2. जरासंघ का 
विशेषण, --मात्रः दीघं स्वर ( दो मात्राओं बाला ), 
-- मार्गी पगडंडी, -मुखा जोक, --रः 1. भौंरा---तु० 

द्विरेफ 2. बर्बर, - रदः हाथी-रघु० ४४, मेघ० ५९, 
अन्तकः, "अरातिः, अशनः सिंह, --रसनः साँप, 
रात्रम्‌ दो राते, -- रूप (वि०) 1. दो रूपों का, 
2. दो रंग का, द्विदळीय, --रेतस्‌ (पुं ) सच्चर, 
--रेफः भौंरा ('भ्रमर' इसमें दो 'र' ह) कु० १२७, 
३।२७, ३६, --वचनम्‌ ( व्या" में ) द्विवचन, 
--वच्ककः १६ कोणों का खोखा या पाइयाँ का धर, 
--वाहिका बहंगी, --विद्य (द्वाविश) (वि०) बाइ- 
सवाँ, --विशतिः (द्वाविशतिः) ( स्त्री» ) बाईस, 
-ण्विध (वि०) दो प्रकार का, दो तरह का, मनु० 
७।१६२, - वेशरा खड़खड़ा, खच्चरों से खींची जाने 
वाली हल्की गाड़ी, -झतम्‌ 1. दो सौ 2. एक सौ 
दो, ---शत्य (वि०) दो सो में खरीदा हुआ यादो 
सो के मूल्य का, --शफ (वि०) दो फटे खुर वाला 
(फः) कोई भी फटे दो खुर वाला जानवर, --शीर्षः 
अग्नि का विशेषण, --षष॒ (वि०) ( ब०्व० ) दो 
बार छः, बारह, -- षष्ट (द्विषष्ट, द्वाषष्ट) वासठवाँ, 
बष्टिः ( स्त्री» ) ( द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः ) बासठ, 
--सप्तत (हि-द्वासप्तत) (वि०) बहत्तरवाँ,-सप्ततिः 
(स्त्री!) (दि+द्वासप्ततिः) बहत्तर, --सप्ताहः 


( ४८५ ) 


पक्ष, पखवाडा, --सहुस्र, साहरू ( वि० ) २००० से 
युक्त (--ख्रम्‌) दो हजार, --सीत्य, --हल्य (वि०) 
दोनों ओर से हल चला हुआ अर्थात्‌ पहले लम्बाई की 
ओर से और फिर चौड़ाई की ओर से, --सुवणं 
(वि०) दो सोने की मोहरों से खरीदा हुआ या दो 
स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का, --हन्‌ ( पुं० ) हाथी, 
णण्हायन्‌ , --वर्ष (वि०) दो वर्ष की आयु का, 
“हीन (वि०) नपुंसक लिंग, --हृदया गर्भवतो स्त्री 
--होतु (पुं०) अग्नि का विशेषण । न 

ढिक (वि०) [द्वाभ्यां कायति -द्वि-क--क] 1. दोहरा, 
जोड़ी बनाने वाला, दो से युक्त 2. दूसरा 3. दोबारा 
होने वाला 4. दो अधिक बढ़ा हुआ, दो प्रतिशत 
-+हिंक॑ शतं वृद्धि:--मनु० ८।१४१-२ । 

द्वितय (वि०) (स्त्री०--यी) [द्वौ अवयवौ यस्य--दवि-- 
तयप्‌] दो से युक्त, दो में विभक्त, दुगुना, दोहरा 
(कई बार ब० व० में प्रयुक्त) - द्रुमसानुमतां किमन्तरं 
यदि वायो द्वितयेऽपि ते चलाः--रघु० ८1९०, 
-ण्यम्‌ जोड़ी, युगल--रघु० ८।६, 

द्वितीय (वि०) [द्वयोः पूरणम्‌--द्वित-तीय] दूसरा--त्वं 
जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌--उत्तर० ३।२६, 
मेघ० ८३, रघु० २।४९,--यः 1. परिवार में दूसरा, 
पुत्र 2. साथी, साझीदार, मित्र, (प्रायः समास के 
अन्त में) प्रयतपरिग्रहद्वितीयः-रघु० १।९५, इसी 
प्रकार छाया”, दुःख”, -था चान्द्रमास के पक्ष की 
दोयज, पत्नी, साथी, साझीदार । सम०---आश्रमः 
ब्राह्मण या गृहस्थ के जीवन की दूसरी अवस्था 
अर्थात्‌ गार्हस्थ्य । 

द्वितीयक (वि०) [द्वितीय+-कन्‌] दूसरा । 

द्वितीयाकृत (वि०) [हितोय-:-डाच्‌--कृ--क्त] (खेत 
आदि) जिसमें दो बार हल चलाया जा चूका हो । 

द्वितीयिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [द्वितीय+-इनि] दूसरे 
स्थान पर अधिकार किये हुए । 

द्विध (वि०) [द्विधा--क] दो भागों में विभक्त, दो टुकड़ों 
में कटा हुआ । 

द्विधा (अव्य०) [द्वि4-धाच्‌]। दो भागों में द्विंघांभिन्ता 
शिखन्डिमिः-रघु० १।३९, मनु» १।१२,३२, द्विषेव 
हूदयं तस्य दुःखितस्याभवत्तदा--महा० 2. दो प्रकार 
से। सम०--करणम्‌ दो भागों में विभाजन, 
टुकड़े-टुकड़े करना,-गतिः 1. उभयचर अन्तु, जल- 
स्थल-चर 2. केंकड़ा 3. मगरमच्छ । 

द्विस्‌ (अव्य०) [द्वि+-शस्‌] दो दो करके, दो के हिसाब 
से, जोड़े में । 


द्विष्‌ (अदा० उभ०--द्वेष्टि, द्विष्टे, द्विष्ट) घृणा करना, 
पसंद न करना, विरोधी होना--न द्वेक्षि यज्जनमत- 
स्त्वमजातशत्रुः--वेणी ० ३३१५, भग० २।५७, १८१०, 


` भट्टिः १७६१, १८९, रम्यं द्वेष्टि ६५, 
(प्र, वि, सम्‌ आदि उपसर्ग लगने पर इस धातु के 
अर्थो में कोई परिवर्तन नहीं होता) । 

ढिष्‌ (वि०) [द्विष्‌ +-क्विप्‌ | विरोधी, घृणा करने वाला, 
शत्रुवत्‌ --(पु०) चत्रु,--रम्धान्वेषणदक्षाणां द्विषामा- 
मिषतां ययौ--रघु० १२1११, ३।४५, पंच० १।७० । 

द्विष [द्विष्‌ +-क] शत्रु (द्विषन्तप) वि० शत्रु को संतप्त 
करनें वाला, परिशोध लेने वाला) । 

द्विषत्‌ (पु०) [द्विषूर्स शत] शत्र (कमे० या संबं० के 
साथ )--ततः परं दुष्प्रसहं दिर्षाद्ध:--रघु० ६1३१, 
शि० २।१, भट्टि० ५१९७ । 

द्विष्ट (वि०) [दिष्‌--क्त] । विरोधी 2. घृणित, अप्रिय,-- 
ष्टस्‌ तांबा । 

द्विस्‌ (अव्य०) [द्वि--सुच्‌] दो बार--द्विरिव प्रतिशब्देन 
व्याजहार हिमालय:--कु० ६६६४, मनु० रा६० । 
सम०-- आगमनम्‌ (द्विरागमनम्‌) गौना, मुकलावा, 
दुल्हन का अपने पति के घर दूसरी बार आना, 
-ाओपः तक हाथी,-- उक्त (द्विरुक्त) (वि०) 


1. आवृत्ति, 2. अतिरेक, अनुपयोग, ऊढा 
(द्विरुढा) पुनविवाहित स्त्री,- भावः, वचनम्‌ 
द्विरावृत्ति । 


ड्वोपः,--पम्‌ [द्विंगंता द्वयोदिशोर्वा गता आपो यत्र द्वि-- 
अप्‌, अप ईप] 1. टापू 2. शरणस्थान, आश्रयगृह 
उत्पादन स्थान 3. भूलोक का एक भाग (भिन्न २ 
मतानुसार इन भागों की संख्या भी भिन्न २ हैं, 
चार, सात, नौ या तेरह, कमल की पंखड़ियों की 
भांति सब के सब मेरु के चारों ओर स्थित हैं, इनमें 
से प्रत्यक को समुद्र एक दूसरे से वियुक्त करता है । 
नै० १।५ में अठारह द्वीपों का वर्णन है, परन्तु सात 
की संख्या सामान्य प्रतीत होती है---तु० रघु० 
१।६५, और श० ७।३३, केन्द्रीय भाग जम्बूद्वीप का 
है जिसमें भारतवर्ष विद्यमान है) । ' सम०- कर्पूरः 
चीन से प्राप्त कपूर । 

द्वोपवत्‌ (वि०) [द्वीप+-मतुप्‌] टापुओं से भरा हुआ, 
--(पु०) समुद्र -ली पृथ्वी । 

द्वीपिन्‌ (१०) [द्वीप+इनि] 1. शेर--चर्मणि द्वीपिनं 
हन्ति-सिद्धा० 2. चीता, व्याप्र । सम०-- नखः,- 
खम्‌ 1. शेर की पूँछ 2. एक प्रकार का सुगन्धं द्रव्य । 

हेषा (अव्य०) [द्विधा], दो भागों में, दो तरह से, 
दो बार। 

द्वेष: [द्विष्‌ +-घठा] 1. घृणा, अरुचि, बीभत्सा, अनिच्छा, 
जुगुप्सा--श० ५११८, भग० ३।३४, ७।२७, इसी 
प्रकार अन्नद्वेषः, भक्तद्वेषः 2. शत्रुता, विरोध, ईर्ष्या 
--मनु० ८२२५ । 

दवेषण (वि०) [द्विष्‌ +ल्युट्‌] घृणा करने वाला, नापसन्द 


( ४८६ ) 


करने वाला,--णः शत्रु-णम्‌ घृणा, जुगुप्सा, शत्रुता, 
अरूचि ! 

देबिन्‌, द्वेष (वि) [द्वेष--इनि, द्विपु+तृच्‌] घृणा करने 
वाला, (पुं०) शत्रु । 

देष्य (सं० कृ०) [द्विष्‌+ष्यत्‌] 1. घृणा के योग्य, 2. 
घिनौना, घुणित, अहुचिकर--रघू » १२८, ष्यः 
शत्रु भग० ६।९, ९।२९, मनु० ९३०७ । 

इँगुणिकः [द्विगुण+5क्‌] सूदखोर जो शत-प्रतिशत ब्याज 
लेता है । 

हगुण्यम्‌ [द्विगुण-+ ष्यञ्‌} 1. दुगुनी राशि मूल्य या माप 
2. द्वित्व, द्वैतावस्था 3. तीन गुणों (अर्थात्‌ सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌) में से दो पर अधिकार रखना । 

हतम्‌ [ ढिघा इतम्‌ द्वितम्‌, तस्य भावः स्वार्थे अण्‌ ] 
1. द्वित्व 2. द्वेतवाद (दर्श) दो विशद नियमों का 
प्रकथन, जैसे कि जीव और प्रकृति, ब्रह्म और विश्व, 
आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हैं--तु० 
'अह्वैत'---कि शास्त्र श्रवणेन यस्य गलति द्वेतान्धकारो- 
त्करः- भामि० १।८६ 3. एक जंगल का नाम। 
सम०--वनम्‌ एक जंगल का नाम--कि० ११, 
वादिन्‌ (पुं०) वह दार्शनिक जो वतसिद्धान्त को 
मानता हैं । 

हलिन्‌ (१०) [ द्वेत + इनि ] द्वेतवादी दार्शनिक । 

हेतीयोक (वि०) (स्त्री०-को) [ द्वितीय+-ईकक्‌ ] 
दूसरा-- द्वैतोयीकतया मितोश्यमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वल:--नै० 
२।११०, तु० तार्तीयीक । 

इष (वि०) (स्त्री>-धी) [ द्विञधमुञ्ञ्‌ ] दोहरा, 
दुगुना (द्वे्ीभू - दो भागों में विभक्त होना, खण्ड २ 
होना, द्विविधा में पड़ना, मन में अनिश्चित होना), 
घम्‌ 1. द्वैतावस्था, दोहरी प्रकृति या अवस्था 
2. दो भागों में वियुक्ति 3. दुगुने साधन, गौण आर- 
क्षण 4. विविधता, भिन्नता, सघर्ष, विवाद, विभेद 
-श्रृतिद्वेधं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ-मनु० 
२।१४, ९।३२, याज्ञ २।७८ 5. संदेह, अनिश्चितता 
- भग० ५२५, वेणी० ६४४ 6..दो प्रकार का 
व्यवहार, दुरंगीनीति, विदेशनीति के छः प्रकारों में से 
एक, दे० नी० द्वैधीभाव और गूण । 

ईघीभावः [ दच +-च्वि+-भू +घञ्ञ, ] 1. तता, दो प्रकार 


की अवस्था या प्रकृति 2. दो खण्ड, विभिन्नता, 
द्विघामाव 3. संदेह, अनिश्चितता, डाँवाडोल होना 
निलम्बन,-धृतद्वैषीभावकातरं मे मन:-श० १ ५. दुविधा 
5. विदेश नीति के छः गुणों में से एक (कुछ के मता- 
नुसार इसका अथं है-दो तरह का व्यवहार, दुरंगापन, 
बाहर से शत्रु के साथ मित्र जैसे संबंध रचना- बरि- 
| नोडिषतोरमेघ्य वाचात्मानं समर्पयन्‌, द्वेघीभावेन 

तिष्टेत्तू काकाक्षवदलक्षितः; दूसरों के मतानुसार 
शत्रु की सेना में फूट डालना और अपने से बलवान्‌ 
शत्रु का छोटीर टुकड़ियों में मुकाबला करना तथा 
आक्रमण द्वारा उसे दुःखी करना--द्वैधीभाव: स्वबलस्य 
द्विधा करणम्‌ -याज्ञश १।३४७ पर मिता०, तु० 
मनु० ७१७३, व १६० से। 

इंघ्यम्‌ [ दिघा --प्यव्न्‌ ] 1. दुरंगी चाल 2. विविधता, 
विभिन्नता । 

दष (वि०) (स्त्री०-पी) [द्वीप] अण्‌ ] 1. टापू से 
संबंध या टापू पर रहने वाला 2. शेर से संबंध रखने 
वाला, शेर की खाल का बना हुआ या व्याघ्र की खाल 
से ढका हुआ, पः शेर की खाल से ढकी हुई गाड़ी । 

पक्षम्‌ [ द्विपक्षू -- अण्‌ ] दो दल, दो टोलियाँ । 

देपायनः [ द्वीपायन +-अण्‌ | टापू में उत्पन्न, वेदव्यास । 

द्वेष्य (वि०) (स्त्री०--प्या,--प्यी) [ द्वीप त-यञ्ञ्‌ ] टापू 
निवासी या टापू से संबन्ध- शि० ३।७६। 

इंमातुर (वि०) [ द्विमातृ+अण्‌ | दो माताओं वाला, 
अर्थात्‌ जन्मदात्री माता तथा सौतेली माता,--रः 
1. गणेश का नाम 2. जरासंघ का नाम-हते हिडिबरि- 
पुणा राज्ञि द्वैमातुरे युधि-- शि० २।६०। 

हैभातृक (वि०) (स्त्री०--की) [ द्विमातृक+-अण्‌ ] (वह 
देश) जहाँ वर्षा तथा नदी दोनों का जल खेती के 
काम आता हो (तु० 'देवमातृक') । 

इरयम्‌ [ द्विरथ + अण्‌ ] 1. दो रथारोहियों का एकाकी 
युद्ध 2. एकल युद्ध -- थः शत्रु । 

हृराज्यम्‌ [ द्विराञ्य -ष्यञ्ग्‌ ] दो राजाओं में बँटा हुआ 
उपनिवेश । 

दैवाषिक (वि०) [ द्विवषं+-ठक्‌ ] प्रति दूसरे वर्ष होने 
वाला । 

ईविध्यम्‌ | द्विविघ+ प्यञ््‌ ] 1. द्वतता, दुरंगी प्रकृति, 
2. विभिन्नता, विविधता, भिन्नता । 


( ४८७ 


ध (वि०) [धा-+ड] (समास के अन्त में), रखने वाला, 
संभालने वाला,--धः 1. ब्रह्मा का विशेषण 2. कुबेर 
3. भलाई, नेकी, आचार, गुण,--धम्‌ धन दौलत, 
संपत्ति । 

घक्‌ क्रोधोदगार--उत्तर० ४२४ । 

घक्क्‌ (चुरा० उभ० --धक्कयति-ते) ध्वस्त करना, नष्ट 
करना । 

धटः [ध-+अट्‌ --अच्‌, शक० पररुक्‍न्र] 1. तराजू, तराजू 
के पलड़े 2. तराजू द्वारा कठोर परीक्षा 3. तुला 
राशि । 

घटकः [घट--कं--क] ४२ गुंजा या रत्तियों के समान 
एक प्रकार का तोल विशेष । 

घटिका, घटी [धटी+-कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्वः; घन्‌+-अच्‌+- 
डीष्‌, नि० नस्य टः] 1. पुराना कपड़ा या चिथड़ा 
2. लंगोटी 

घटिन्‌ (पुं०) [घट-+इनि] 1. शिव का विशेषण 2. तुला 
राशि,-- नीं ==धटी । 

धण्‌ (म्वा० पर०-धणति) शब्द करना । 

घत्तूरः, घत्ूरकः,-का [घयति धातून्‌ घे+उरच्‌ पृषो०, 
धत्तूर--कन्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] धतूरे का पौधा । 

घन्‌ (म्वा० परऽ-धनति) शब्द करना । 


धनम्‌ [घन्‌ + अच्‌] 1. संपत्ति, दौलत, धन, निधि, रुपया 
(सोना, आदि चल संपत्ति) --घनं तावदसुलभम्‌ 
हि० १, (आलं० भी) जेसा कि तपोघन, विद्याधन 
आदि में 2. (क) मूल्यवान्‌ संपत्ति, कोई प्रियतम 
या स्निग्धतम पदार्थ, प्रियतम निघि--कष्टं जनः 
कुलघनै रनुरञ्जनीयः-उत्तर० १।१४, गुरोरपीदं घन- 
माहिताग्ने:--रघु० २।४४, मानघनम्‌, अभिमान० 
आदि (ख) मूल्यवान्‌ वस्तु- मनु० ८1२०१, २०२ 
3. पूंजी (विप० वृद्धि या व्याज) 4. लूट का माल 
अपहृत वस्तु, ऊपरी आय 5. मल्लयुद्ध में विजेता 
को प्राप्त होने वाला पुरस्कार, खेल में जीता हुआ 
पारितोषिक 6. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रति- 
योगिता, प्रतिद्वन्द्रिता 7. घनिष्ठा नक्षत्र 8. फालतू 
अवशिष्ट 9. (गणि० में) जोड़ की राशि (विप० 
ऋण) । सम०--अधिकारः संपत्ति में अधिकार, 
उत्तराधिकार में संपत्ति पाने का हक़, - अधिकारिन्‌, 
--अधिकृतः 1. कोषाध्यक्ष 2. उंत्तराधिकारी-अघि- 


गोप्तु,- अधिपः --अधिपतिः, - अध्यक्षः 1. कुबेर का | 


विशेषण--कि ०५।१६ 2. कोषाध्यक्ष, -अपहारः 
1. अर्थदंड 2. लूट खसोट का माल,--अचित (वि०) 
वन के उपहारों से सम्मानित, मूल्यवान्‌ उपहारों से 
संतुष्ट किया गया, --मानधना धनाचिता: -कि० 


ध 


| 
| 


) 


१११९ 2. मालदार, घनाढ्य,--- अथिन्‌ (वि०) धने- 
च्छुक, लालची, कंजूस, - आढ्य (वि०) मालदार, 
, दौलत मंद,--आधार: खंजाना,-- ईवः, ईश्वरः 
1. कोषाध्यक्ष 2. कुबेर का विशेषण,--उष्मन्‌ (पुं०) 
घन की गर्मी--तु० अर्थोष्मन्‌, -- एषिन्‌ (पुं०) साहु- 
कार जो अपना रुपया माँगे,-केलिः कुबेर का विशेषण, 
~ क्षय: धन को हानि धनक्षये क्षति जाठराग्निः- 
पंच० २।१७८. --गर्व,--गवित (वि०) रुपये का 
घमंडी, आतम्‌ -सब प्रकार को मूल्यवान्‌ संपत्ति, 
समस्त द्रव्य,बः 1. उदार या दानशील व्यक्ति 
2. कुबेर का विशेषण --रघु० ९२५, १७।८० 
3. अग्नि का नाम, अनुजः रावण का विशेषण-रघु० 
१२1५२, ८८,--बंडः अर्थदंड, जुर्माना, दायिन्‌ 
(पं) आग,--पतिः कुबेर का विशेषण--तत्रागारं 
धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम्‌ --मेघ० ७५,७,--पालः 
1. कोषाध्यक्ष 2. कुबेर का विसेषण,-पिशाचिका, 
पिज्ञाची धन का राक्षस, घन की तृष्णा, लालच, 
लोलुपता, - - प्रयोगः सूद खोरो,---मद (वि) धन का 
घमंडो, - मूलम्‌ मूलघन, पूंजी,-- लोभः तृष्णा, रिप्सा, 
- व्ययः 1. खर्च 2. अपव्यय,-- स्थानम्‌ खजाना, हरः 
1. उत्तराधिकारी 2. चोर 3. एक प्रकार का सुगंघ- 
द्रव्य । 
घनकः, धनाया [धनस्य कामः---घन-+-कन्‌,] तृष्णा, 
लालच, लालसा ! 
धनञ्जयः [धन--जि-+-खच्‌, मुम्‌] 1. अर्जुन का नाम 
(नाम की व्युत्पत्ति--सर्वाञजनपदान्‌ जित्वा वित्तमा- 
दाय केवलम्‌. मध्ये घनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मा 
धनञङजयम्‌--महा० 2. अग्नि का विशेषण । 
घनवत्‌ (वि०) [घन-- मतुप्‌] घनी, दौलतमंद । 
धनिक: [घनमादेयत्वेनास्ति अस्य --ठन्‌] 1: धनवान्‌ या 
दोलतमंद पुरुष 2. महाजन, साहुकार--दापयेद्धनि- 
कस्यार्थम्‌-मनु० ८1५१ याज्ञ” २।५५, 3. पति 
4. ईमानदार व्यापारी 5. “प्रियंगु' वृक्ष । 
धनिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [घन-+-इनि] घनी, मालदार, 
दौलतमंद (पुं०) 1. दौलतमंद 2. साहूकार -- याज्ञ० 
२।१८,४१, मनु० ८६१ । 
घनिष्ठ (वि०) [ घन-{इष्ठन्‌, घनिन्‌ की उ० अ० ] 
अत्यंत धनी,--ष्ठा तेइसवाँ नक्षत्र, (इसमें चार नक्षत्रों 
का पुंज है) । 
[ घनमस्ति अस्याः--धन्‌+-अच्‌+-डीप्‌ ] 
तरुणी, जवान स्त्री । 
[ घन्‌ .उ | घनुष, (संभवतः घनुस्‌' का ही रूप) 
(वि०) [घन्‌ +-उसि] 1. घनुष से सुसज्जित (नपुं०) । 


घनो 


घनः 


> 


घनुस्‌ 


( ४८८ ) 


घनुष,--धनुष्यमोषं समघत्त बाणमू-कु० ३॥६६, 
इसी प्रकार इन्द्रधनुः आदि (बहुब्रीहि समास के अन्त 
में 'धनुस्‌' के स्थान में 'घन्वन्‌' आदेश हो जाता है-- 
रघु० २।८) 2. चार हाथ के बराबर लंबाई की माप 
--याज्ञ० २१६७, मनु० ८२३७ 3. वृत्त की चाप 
4. धन राशि 5. मरुस्थल तु० घन्वन्‌ । सम०- कर 
(वि०--धनुष्कर) धनुष से सुसज्जित (रः) धनुष 
बनान वाला,--काण्डम्‌ (धनु, कांडम्‌) धनुष और 
बाण--खण्डम्‌ (धनुः खंडम्‌) धनुष का भाग-मेघ ० १५, 
गणः (भनुर्मणः) घनुष की डोरी,-प्रहः (घनुग्रह) 
घनुर्धारी,-ज्या ( घनुर्ज्या ) धनुष की. डोरी 
-आअनवरतघतुर्ज्यास्फालनक्र्रपुवंम्‌--श० २।४,-दृभः 
(धनुरद्ृसः) बाँस --धरः,--भृत्‌ (पुं) (घनुघर 
आदि) घनुर्घारी--रघु० २।११,२९, ३।३१,३८,३९, 
९।११,१२।९७,१६।७७,--पाणि (वि०) धनुष्पाणि) 
धनुष से सुसज्जित, हाथ में घनुष लिये हुए,--मागं 
(धनुर्मार्ग:) धनुष की भांति ठेढ़ी रेखा, वक्र,--विद्या 
(घनुविद्या) घनुविज्ञान,--वृक्षः, (घनुर्वक्षः) 1. बाँस, 
2. अश्वत्थ का वुक्ष,--वेव: (धनुर्वेदः) चार उपवेदों 
में से एक--धनवेंद, घनुविज्ञान । 


घनू (स्त्रीश) [ घन्‌+-ऊ ] धनुष, कमान । 
(वि०) | घन्‌+यत्‌ ] 1. घन प्रदान करने वाला 
मन्‌ ० ३।१०६,४।१९ 2. दौलतमंद, धनी, माल- 
दार 3. सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌ महाभाग, ऐश्वय- 
शाली--धन्यं जीवत्तमस्य मार्गसरसः-भामि० १।१६, 
धन्या केयं स्थिता ते शिरसि--मुद्रा० १1१ 4. श्रेष्ठ, 
उत्तम, गुणवान्‌,-न्यः भाग्यवान्‌ या सौभाग्यशाली 
किस्मत वाला व्यक्ति--घन्यास्तदङ्गरजसा मलिनी 
भवति--श० ७1१७, भर्त० १।४१; धन्यः कोऽपि न 
विक्रियां कलयते प्राप्ते नवे यौवने-१।७२ 2. काफिर, 
नास्तिक 3. जादू,--म्था 1. धात्री 2. धनिया,--न्यम्‌ 
दौलत, कोष। सम०--वाद: 1. साधुवाद देने के 
लिए बोला जाने वाला शब्द, साधुवाद 2. प्रशंसा 
स्तुति, वाहवाह्‌ ! 

घन्यंमन्य (वि०) [धन्य + मन्‌ -- खश्‌, मुम्‌] अपने आपको 
भाग्यशाली मानने वाला । 

घन्याकम्‌ | घन्य‡-आकन्‌, नि० ] 1. धनिये का पौधा 
2. घनिया । 


घन्वम्‌ | घन्‌+-वन्‌ ] धनुषः (श्रेण्य साहित्य में विरल 
प्रयोग) । सम०--धिः धनुष रखने की पेटी । 

घन्वन्‌ (पुं०, तपुं०) | घन्व्‌ +-कनिन्‌ | 1. सूखी जमीन, 
मरुभूमि, परत की भूमि --एवं घन्वति चंपकस्य सकले 
संहारहेतावपि-~भामि० १1३१ 2. समुद्रतट, कड़ी भूमि । 
सम०-- दुर्गम्‌ गढ़ (जो चारों ओर फली मरुभूमि के 
कारण अगम्य हो) --मनु० ७1७० । 


धन्वन्तरम्‌ (नपुं) चार हाथ के बराबर दूरी की माप, 
'दंड'। 

धन्वस्तरि [ धनुः चिकित्साशास्त्रं तस्यान्तमृच्छति-धनु+- 
अन्त-+-ऋ--इ ] देवताओं के बैद्य का नाम, (कहते 
हैं कि घन्वंतरि, समुद्रमंथन के फलस्वरूप, अमृत हाथ 
में लिए हुए समुद्र से निकले थे तु० चतुर्दशरत्न 1 

घन्बिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ घन्वं चापोऽस्त्यस्य इनि] 
धनुष से सुसज्जित, (पुं) 1. धनुर्धारी के मम 
घन्विनोऽन्ये-कु० ३।१०, उत्कर्षः स॒ च धन्विनां, 
यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्य चले--श० २।४ 2. अर्जुन 
3. शिवं और 4. विष्णु का विशेषण 5. धनु राशि । 


घन्विनः { धन्व्‌ + इनन्‌ ] सूअर । 

घम (वि०) (स्त्री2--भा, मी) [ घम्‌ +-अच्‌ ] (प्रायः ` 
समास के अन्त में) 1. धोकने वाला--अग्निन्धम, 
नाडिन्घम 2. पिघलाने वाला, गलाने वाला,-मः 
1. चन्द्रमा 2. कृष्ण की उपाधि 3. मृत्यु के देवता 
यम, और 4. ब्रह्मा का विशेषण । 

घमकः [ घम्‌ +-ण्वृल्‌ | लुहार । 

घयघमा (स्त्रीश) अनुकरणमूलक शब्द जो घोकनी या 
बिगुल की ध्वनि को व्यक्त करता हैं । 

धमन (वि०) [ धम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. धोंकने वाला 2. क्रूर, 
--नः एक प्रकार का नरकुल । 

धमनिः,--नी [ घम्‌ +-अनि, धमनि--डीष्‌ ] 1. नरकुल, 
नै 2. शरीर की नाड़ी, शिरा 3. गला, गर्दन । 

धमिः [ घम्‌ +-इ ] फूंक मारना । 

घम्मलः, घम्मिलः, घम्मिल्लः [ धम्‌ +-विच्‌ , मिल--क्‌, 

स्त्री के सिर का मींढीदार अलंकृत जूड़ा 

जिसमें मोती और फूल लगे हों-आकुलाकुलगलद्ध- 
म्मिल्ळ---गीत० उरसि निपतितानां न्नस्तघम्मि- 
ल्लकानाम्‌ (वधूनाम्‌) भतुँ० १।४९, श्ंगार० १। 

बय (वि०) [घे--श ] (प्रायः समास के अन्त में) पीने 
वाला चूसने वाला जेसा कि 'स्तनंघय' में । 

घर (वि०) (स्त्री०--रा,-री) [ धृ-अच्‌ | (प्राय 
समास के अन्त में) पकड़ने वाला, ले जाने वाला, 
संमालने वाला, पहनने वाला, रखने वाला, कब्जे में 
करने वाला, संपन्न, प्ररक्षा करने वाला, निरीक्षण 
करने वाला जैसा कि अक्षघर, अंशुघर, गदाधर, 
गंगाधर, महीवर, असुग्धर, दिव्यांबरघर आदि,--- 
रः 1. पहाड़ -उत्कन्धरं द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमु- त्कन्घरं 
दारुक इत्यवाच--शि० ४१८ 2. रूई का ढेर 3 
ओछा, छिछोरा 4. कच्छपराज अर्थात्‌ कूर्मा- .वतार 
भगवान्‌ विष्णु 5. एक वस्तु का नाम । 

घरण (वि०) (स्त्री”-णी) | घु--ल्युट्‌ ] रखन वाला, 
प्ररक्षण करने वाला, संभालने वाला आदि,--णं 
1. टीला (जो पुल का काम दे रहा हो), पर्वेतपाश्वे 


( ४८९ ) 


2. संसार 3. सूर्य 4. स्त्री की छाती 5. चावल, अनाज 
हिमालय (पहाड़ों का राजा ),--णम्‌ 1. सहारा देना, 
निर्वाह कराना, संभालना--सारंधरित्री धरणक्षमं 
च--कु० १।१७, धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे--गीत ० 
१ 2. कब्जे में करना, लाना, उपलब्ध करना 
3. थूती, टेक, सहारा 4. सुरक्षा 5. दस पल के वजन 
का बट्टा । 

धरणिः, -णी (स्त्रो) [ घृ+अनि, घरणि+-ङीष्‌ ] 
पृथ्वी लुठति घर्राणशयने बहु विलपति तव नाम 
--गीत० ५ 2.. भूमि, मिट्टी 3. छत का शहतीर 
4. नाड़ी, शिरा | सम०--ईश्वरः 1. राजा 2. विष्णु 
का या 3. शिव का विशेषण,--कीलकः पहाड,--जः, 
--पुत्र:--सुतः 1. मंगल के विशषण 2. 'नरक' राक्षस 
के विशेषण,--जा, -- पुत्री-सुता जनक की पुत्री सीता 
(पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण ) का विशेषण 
--धरः 1. शेष या 2. विष्णु का विशेषण 3. पहाड़ 
4. कछवा 5. राजा 6. हाथी (जो, कहते हैं, कि 
पृथ्वी को संभाले हुए है),--धृत्‌ (पुं ) 1. पहाड़ 
2. विष्णु या 3. शेष का विशेषण । 

घरा [ घृ+अच्‌--टाप्‌ ] 1. पृथ्वी--धरा घारापातेरम- 
णिमयशरीरैभिद्यत इव-मुच्छ० ५।२२ 2. शिरा 
3. गूदा 4. गर्भाशय या योनि। सम०--अघिपः 

राजा,--अमरः,--देवः--सुरः ब्राह्मण, आत्मजः, 

-ऱपुत्न:---सुनु: 1. मंगल ग्रह के विशेषण 2. नरक 
राक्षस के विशेषण,--आत्मजा सीता का विशेषण, 
-उद्धारः पृथ्त्री का छुटकारा,-धरः 1. पहाड़ 2. विष्णु 
या कृष्ण का विशेषण 3. शेष का विशेषण,--पति 
1. राजा 2. विष्णु का विशेषण,--भुज्‌ (पुं०) राजा, 
भृत्‌ (पुं०) पहाड । 

घरित्री [ घृ +-इत्र‡-ङीष्‌ ] 1. पृथ्वी, श० २।१४, रघु० 
१४।५४ कु० १।२, १७ 2. भूमि, मिट्टी । 

घरिमण्‌ (पुं ) [ घृ+इमनिच्‌ ] तराजू, तराजू के 
पलड़े । 

धर्त्रः [ च्स्घुस्तुर पूषो साधुः ] धतूरे का पौधा । 

घत्रम्‌ [ घु त्र ] 1. घर 2. थूनी, टेक 3. यज्ञ, 4. सद्‌- 
गुण, भलाई, नेतिक गुण । 

घमः [ घियते लोकोऽनेन, घरति लोकं वा धु+मन्‌ ] 
1 कतेव्व, जाति, सम्प्रदाय आदि के प्रचलित आचार 
का पालन 2. कानून, प्रचलन, दस्तूर, प्रथा, 
देश, अनुविधि 3. घामिक या नैतिक गुण, भलाई, 
नेकी, अच्छे काम (मानव अस्तित्व के चार पुरुषार्थो 
में से एक) कु० ५।३८, दे० 'त्रिवर्ग' भी, एक एव 
सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः--हि० १।६५ 4. कर्तव्य 
शास्त्र विहित आचरण क्रमे,-षष्ठांशवृत्तेपि धर्म एषः 
श० ५४, मनु० १।११४ 5. अधिकार, न्याय, 

६२ 


१ 


औचित्य या न्यायसाम्य, निष्पक्षता, 6. पवित्रता, 
औचित्य, शालीनता 7. नैतिकता, नीतिशास्त्र, 
8. प्रकृति, स्वभाव, चरित्र--मा० १1६, प्राणि), जीव? 
9. मूल गुण, विशेषता, लाक्षणिक गुण ( विशिष्ट ) 
विशेंषता--वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां घर्मेक्यं दीपकं बुघाः 
>-चन्द्रा० ५४५ 10. रीति, समरूपता, समानता 
11. यज्ञ 12. सत्संग, भद्रपुरुषों की संगति 13. भक्ति, 
धार्मिक भावमग्नता 14. रीति प्रणाली 15. उप- 
निषद्‌ 16. ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर 17. मृत्यु का 
देवता यम! सम०--अङ्कः, --गा सारस,-- अधमो 
(पुं. द्विश व०) सत्य और असत्य, कर्तव्य और 
अकतंव्य, “विद्‌ (पुं०) मीमांसक जो कर्म के सही या 
गलत मार्ग को जानता है, --अधिकरणम्‌ 1. विधि 
का प्रशासन 2. न्यायालय, अधिकरणिन्‌ (पुं०) 
न्यायाधीश) दण्डनायक, --अधिकारः 1. घामिक 
कृत्यों का अधीक्षण--श० १ 2. न्याय-्रंशासन 
3. न्यायाधीशः का पद, --अधिष्ठानम्‌ न्यायालय, 
अध्यक्षः 1. न्यायाधीश 2. विष्णु का विशेषण, 
--अनुष्ठानम्‌ धर्म के अनुसार आचरण, अच्छा आंच- 
रण, नैतिक चालचलन, --अपेत (वि०) जो घर्म 
विरुद्ध हो, दुराचारी, अनीतिकर, {अघामिक ( तम्‌ ) 
दुर्व्यसन, अनेतिकता, अन्याय, --अरण्यम्‌ तपोवन, 
वन जिसमें संन्यासी रहते हों-धर्मारण्यं प्रविशति 
गज:--श० १।३३, --अलीक ( वि० ) झूठे चरित्र 
वाला --आगम: धर्मशास्त्र, विघि-प्रन्य, --आचार्य: 
1. घर्म शिक्षक 2. घ्म शास्त्र या कानून का अध्यापक, 
आत्मजः युधिष्ठिर का विशेषण, - आत्मन्‌ (वि०) ` 
न्यायशील, भला, पुण्यात्मा, सद्गुणी, --आसनम्‌ 
न्याय का सिंहासने, न्याय की गद्दी, न्यायाविकरण-- 
न संभावितमद्य घर्मासनमध्यासितुम्‌--शं० ६, घर्मास- 
नाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः--उत्तर० १।७, - इनदरः 
युधिष्ठिर का विशेषण, --ईश्ञः यम का विशेषण 
उत्तर (वि०) भतिधामिक, जो न्याय धर्म का 
प्रधान पक्षपाती हो, निष्पक्ष और त्यायपरायण-- 
धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते--रघु० १३।७, -- उपदेश: 
1. धर्म या कर्तव्य की शिक्षा, घामिक या नैतिक शिक्षण 
2. घर्मशास्त्र,--कर्भन्‌ (नपुं०) -- कार्यम्‌ , क्रिया, 
कर्तव्य कर्म, नीति का आचरण, धर्मपालन, धामिक- 
कृत्य या संसार 2. सदाचरण,--कथादरिद्रः कलियुग, 
--काय: बुद्ध का विशेषण, ---कील: अनुदान, राज- 
कीय लेख या शासन, -केतुः बुद्ध का विशेषण,--कोश: 
-- षः धर्मसंहिता, धमंज्ञास्त्र--घर्मकोषस्य गुप्तये-- 
मनु० १1९९ --क्षेत्रम्‌ 1: भारतवर्ष (घमं की भूमि) 
2. दिल्ली के निकट का मैदान, कुरुक्षेत्र ( यहां ही 
कौरव पांडवों का महायुद्ध हुआ था)--घधर्मक्षेत्रे कुरु 


{ ४९० 


क्षेत्रे समवेता य॒युत्सव:--भग० १।१, --घडः वेशाख 
के महीने में ब्राह्मण को प्रतिदिन दिये जाने वाले 
सुगन्धित जल का घडा, --चक्रभृत्‌ (पुं०) बौद्ध या 
जैन, --चरणम्‌ , --चर्या कानून का पालन, धामिक 
क्॒तेब्यों का सम्पादन--कु० ७।८३, - चारिन्‌ (वि०) 
भद्रव्यवहार करने वाला, कानून का पालन करने 
वाला, सद्गुणी, नेक --रघु ० ३।४५, (पुं०) संन्यासी 
--चारिणो 1. पत्नी 2. पतिव्रता सती साध्वी 
पत्नी, --चितनस्‌ , --चिता भलाई या सदगुणों का 
अध्ययन, नैतिक कर्तव्यों का विचार, नीति-विमशं, 
--जः: 1. धर्म से उत्पन्न, वेध, पुत्र, असली बेटा-- 
तु० मनु» ९।१०७ 2. युधिष्ठिर का नाम, जन्मन्‌ 
(पुं) युधिष्ठिर का नाम, --जिज्ञासा घर्म सम्बन्धी 
पूछताछ, सवाचरण विषयक पृच्छा-अथातोघर्मजिज्ञासा 
--जै०,--जीवन (वि०) जो अपने वर्ण के नियमा- 
नुसार निर्दिष्ट कर्रेच्यों का पालन करता हुँ, (नः) 
वह ब्राह्मण जो दूसरों के धर्मानुष्ठान में साहाय्य 
प्रदान कर अपनी. जीविका चलाता है, --क्ष (बि०) 
सही बात को जानने वाला, नागरिक तथा घामिक 
कानूनों का ज।नकार--मनु० ७१४१, ८1१७९, 
१०।१२७ 2. त्यायशील, नेक, पुण्यात्मा,---स्यागः 
अपने धर्म का त्याग करने वाला, घमंच्युत,-- दाराः 
(पुं, ब० व०) वैध पत्नी--स्त्रीणां भर्ता घमंदाराश्च 
पुंसां--मा० ६१८, - द्रोहिन्‌ (पुं०) राक्षस,--धातुः 
बुद्ध का विशेषण, --ध्वजः, ` ध्वजिन्‌ (पुं०) धर्म के 
नाम पर पाखंड रचने वाला, छद्मवेशी, - नन्दनः 
युधिष्ठिर का विशेषण--नाथ: कानूनी अभिभावक, 
वघ स्वामी,--नाभः विष्णु का विशेषण,--निवेशः 
धामिक भक्ति,--निष्पत्तिः (स्त्रीश) कर्तव्य का 
पालन, नीति-पाळन, धामिक अनुष्ठान,-पत्नी वैघपत्नी, 
घर्मपत्नी--रघु० २।२,२०,७२,८।७, याज्ञ० २१२८, 
--पथः भलाई का मागे, चाल चलन का सन्मार्ग, 
--पर (वि०) धर्मपरायण, पुण्यात्मा, नेक) भला, 
--पाठक: नागरिक या धार्मिक कानूनों का अध्यापक, 
--पालः कानून का रक्षक (आलं० से इसे 'दंड' 
कहते है), दण्ड, सजा, तलवार,--पीडा कानून का 
उल्लंघन करना, क़ानून के प्रति अपराध, --पुत्र: 
1. धर्मसम्मत पुत्र, (जो कर्तव्य ज्ञान की दृष्टि से 
उत्पन्न किया या माना गया हो केवल कामवासना का 
परिणाम न हो) 2. युधिष्ठिर का विशेषण, - प्रवक्ु 
(पुं०) 1. धर्मं का व्याख्याता, क्रानूनो सलाहकार, 2. 
धार्मिक शिक्षक, धर्म-प्रचारक, - प्रवचनभू 1. कतेव्य- 
विज्ञान- उत्तर» ५।२३ 2. धर्म की व्याख्या करना, 
(नः) बुद्ध का विशेषण,--बा (वा) णिजिकः 1. जो अपने 
सद्गृणों से व्यापारी की भांति लाभ उठाने का प्रयत्न 


) 


करता हू 2. लाभदायक व्यवसाय को करने वाले 
व्यापारी की भांति जो पुरस्कार पाने की इच्छा से 
घामिक कृत्यों का सम्पादन करता हुँ,-भगिनी 


1. वेधभगिनी 2. धमंगुरु की पुत्री 3. धर्मबहन, 
अनुरूप घामिक कतंव्यों का पालन करते हुए जिसको 
वहन मान लिया जाता हैं,- भागिमी साध्वी पत्नी, 
---भाणकः व्यारूयानदाता जो महाभारत तथा भागवत 
आदि ग्रन्थों की. व्याख्या सावेजनिक रूप से अपने 
श्रोताओं के सामने रखता है,- आतु (पुं०) 1. धर्म- 
शिक्षा का सहपाठी, धमं का भाई 2. वह व्यक्ति 
जिसको अनुरूप धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, 
भाई मान लिया जाता हे, महामात्रः घमंमंत्री, घामिक 
मामलों का मंत्री,--मूलम्‌ नागरिक या धामिक 
कानूनों की नींव, वेद,--युगम्‌ सतयुग, कृतयुग, यूषः 
विष्णु का विशेषण,--रति (वि०) भलाई और न्याय 
में प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, नेक, पुण्यात्मा, न्याय- 
शील.--रघु० १।२३,--राज्‌ (पुं०) यम का विशेषण, 
--राजः 1. यम 2. जिन 3. युधिष्ठिर, और 
4. राजा का विशेषण,-- रोधिन्‌ (वि०) 1. कानून 
के विरुद्ध, अबैध, अन्याय्य 2. अनेतिक, -- लक्षणम्‌ 
1. घमं का मूल चिह्न 2. वेद, (णा) मीमांसा 
दर्शन,--लोपः 1. धर्माभाव, अनेतिकता, कतव्य का 
उल्लंघन-रघु० १।७६,- -वत्सल (वि०) कर्तव्यशील, 
घ॒र्मात्मा,--बतिनू (वि०) न्याय परायण, नेक, 
वासरः पूणिमा का दिन,--वाहनः 1. शिव का 
विशेषण 2. भैसा (यम की सवारी), --विद्‌ (वि०) 
(नागरिक तथा धर्म विषयक) कर्तव्य का ज्ञाता, 
--विषिः वैध उपदेश, या व्यादेश,- विष्लवः कर्तव्य 
का उल्लंघन, अनैतिकता, बोरः (अलं० शा० में) 
भलाई या पवित्रता के कारण उत्पन्न वीर रस, 
शौयंसहित पवित्रता का रस, रस० में निम्नांकित 
उदाहरण दिया गया हैं :--सपदि विलयमेतु राज- 
लक्ष्मीरु्परि पतन्त्वथवा कृपाणघाराः, अपहरतुतरां 
शिरः कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपेतु धर्मात्‌ । 
--वुद्ध (वि०) सद्गुण व पवित्रता की दृष्टि से 
आगे बढ़ा हुआ (बूढ़ा)--कु० ५1१६, - वतंसिकः 
वह जो अपन आपको उदार प्रकट करने की आशा 
में, अवैधरूप से कमाये हुए धन को दान कर देता है, 
--झाला 1. न्यायालय, न्यायाधिकरण 2. घर्मार्थ- 
संस्था,- - ज्ञासनम्‌,--शास्त्रम्‌ धमंसंहिता न्यायशास्त्र 
हि० १।१७, याज्ञ १1५,-- झील (वि०) न्यायशील, 
पुण्यात्मा, सदाचारी या सद्गुणी,--संहिता धर्मशास्त्र 
(विशेष रूप से मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा 
प्रणीत स्मृतियाँ),सङ्कः 1. सद्गुण या न्याय से 


` अनुराग या आसक्ति 2. पाखंड,- सभा न्यायालय, 


( ४९१ ) 


>सहायः धामिक कतंव्यों के पालन करने में सहायक, 
साथी या साझीदार । 

बर्मतः (अव्य०) [ घमं {-तसिल्‌ ] 1. धर्म के अनुसार, 
निग्रभानुकूल, सही तरीके से, घर्म पूर्वक, न्याय के 
अनुरूप 2. भलाई से, नेकी के साथ 3. भलाई या 
नेको के उद्देश्य से । 

धर्मयु (वि०) | धर्म--य्‌ ] 1. सद्गुणसंपन्न, न्यायशील 
पुण्यात्मा, नेक । 

धर्मिन्‌ (वि०) | धर्म +इनि] 1. सद्गुणों से युक्त, 
न्यायशील, पुण्यात्मा 2. अपने कर्तव्य को जानने वाला 
3. कानून-का पालन करने वाला 4. (समास के अंत 

) किसी वस्तु के गुणों से यक्त, प्रकृति का, विशिष्ट 

गुणों से युक्त,--षट्सुता: द्विजधमिणः - मनु० १०। 
१४, कल्पवृक्षफलर्धाम कांक्षितम्‌--रघु० ११।५० 
(पुं०) विष्णु का विशेषण । 


घर्मोपुत्रः (१०) अभिनेता, नाटक का पात्र, खिलाड़ी । 

घम्यं (वि०) | धर्म +यत्‌ ] 1. धर्मसम्मात, कतंव्यसंगत 
कानूनी रूप से सही, वेघ-मन्‌० ३।२२, २५, २६ 
2. धर्मयुक्त (कार्य )-कु० ६1१३ 3. न्यायोचित, भला, 
उपयुक्त वर्म्याद्धि यृद्धाच्छे योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 
--भग० २।३१, ९।२, याज्ञ० ३४४4. वैध, यथा- 
रीत 5. विशेष गुणों से युक्‍त - यथा 'तद्धम्यंम्‌' । 

घः | घुष्‌ ञ-घञ्ञ्‌ | 1. घृष्टता, अविनय अहंकार, ढिठाई 
2. घमंड, अभिमान 3. अधीरता 4. संयम 5. बला- 
त्कार, (स्त्री का) सतीत्व हरण 6. क्षति, बुराई, 
अवज्ञा 7. हीजड़ा । सम०--कारिणी बलात्कार द्वारा 
जिसका सतीत्वहरण हो चुका हो । 

धर्षक (वि०) [घृप्‌+-ण्बुल्‌ | 1. हमला करने वाला, 
आक्रशणकारी, प्रहार करने वाला 2. बलात्कार करने 
वाला, सतीत्वहरण करनेवाला 3. अघीर,-कः 1. सती- 
त्वहर्ता, व्यभिचारी, बलात्कारी 2. अभिनेता, नर्तक । 

घर्बणम्‌,-णा | धृय्‌ +ल्युट्‌ | 1. घुप्टता, अविनय 2. अवज्ञा 
मानहानि 3. आक्रमण, अत्याचार, सतीत्वहरण, बला- 
त्कार नारी? 4. स्त्रीसंभोंग 5. तिरस्कार, निरादर 

दुर्वचन । 

घबणिः,-णी [घृष्‌ + अनि, घर्षेणि--ङीष्‌] असती, स्वैरिणी, 
कुलटा स्त्री । 

धर्षित (वि०) | धृष्‌ +क्त | 1. जिसकां चरित्र भ्रष्ट 
किया गया हैं, अत्याचार पीडित, जिसके साथ बला- 
कार हो चुका हैं 2. विजित, पराभूत, परास्त--ने० 
२२।१५५ 3. जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हे, 
जिसे गाली दी गई हूँ, तिरस्कृत,-- तम्‌ 1. औद्धत्य 
घमंड 2. सहवास, मथुन,-- ता कुलटा, असती स्त्री । 

धषिन्‌ (वि०) [ घृष्‌+णिनि ] 1. घमंडी, उद्धत, उदंड 
2. आक्रमण करने वाला, सतीत्वहरण करने वाला, 


+ 


बलात्कार करने वाला 3. तिरस्कार करने वाला, 
दुर्व्यवहार करने वाला 4. बेघड़क, दिलेर 5. स्त्री 
सहवास करने वाला,- णी कुलटा, या असती नारी । 

घव: [ घु+अप्‌ | 1. हिल-जुल, कम्पन 2. मनुष्य 3. पति- 
यथा 'बिघवा' में 4. मालिक, स्वामी 5. बदमाश, 
ठग 6. एक प्रकार का वृक्ष धौ' 

धवलः [ धवं कम्पं लाति--ला-+-क तारा० ] 1. श्वेत, 
--धवलातपत्रम्‌ धवलं गृहम्‌ 2. सुन्दर 3. स्वच्छ, 
विशुद्ध,--लः 1. श्वेत रंग 2. अत्यत्तम बेल 3. चीन, 
कपूर 4. 'घव' नाम का वृक्ष,---लम्‌ सफ़ेद कागज 
छा सफ़ेद गाय, धौली गाय। सम०--उत्वलम्‌ 
श्वेत कुमुद (चन्द्रोदय होने पर इस का खिलना 
प्रसिद्ध ह) गिरिः हिमालय पहाड़ की सबसे ऊँची 
चोटी,--गृहम्‌ चूने से पुता घर, महल,--पक्षः 1. हंसं 
2. त्रान्द्रमास का शुक्लपक्ष, मृत्तिका चाक-मिट्टी । 

घवरित (वि०) [ धवल- इतच्‌ ] सफेद किया हुआ, 
श्वेत बना हुआ ! 

धवलिमन्‌ (नपुं०) [घवल--इमनिच्‌ ] 1. सफेदी, सफ़ेद 
रंग 2. पांडुता पीलापन-- इयं भूतिर्नाङ्गे प्रियविरह- 
जन्मा धवलिमा--सुभा०। 

धवित्रम्‌ [ धू -- इत्र | मुगचर्म से बना पंखा । 
(जुहो० उभ० दधाति, धत्ते, हित, कर्मवा० धीयते, 
प्रेर० घापयति-ते, इच्छा० धित्सति-ते) 1. रखना, 
घरना, जड़ना, लिटा देना, भर्ती करना, तह जमाना 
~-विज्ञातदोषेपु दधाति दण्डम्‌ -- महा ०, नि:शंक घीयते 
(अने० पा० 'दीयते' के स्थान पर) लोकः पद्य 
भस्मचये पदम्‌--हि० २1१७३ 2. जमाना, (मन और 
विचारों को) लगाना, (संप्र० या अधि० के साथ) 
--धत्ते चक्षुर्मुकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते--मा० 
३।१२, दघुः कुमारानुगमे मनांसि--भट्टि० ३।११, 
२।७: मनु० १२।२३ 3. प्रदान करना, अनुदान देना, 
देना, अपित करना, उपहार देना, (संप्र० संब० या 
अधि० के साथ) धुर्या लक्ष्मीमथ मयि भूशं घेहि देव 
प्रसीद--भा० १।३, यद्यस्य सोऽदधात्सर्ग तत्तस्य स्वय- 
माविशत्‌ मनु० १।२९ 4. पकड़ना, रखना --तानपि 
दधासि मातः-भामि० १।६८, श० ४।१ 5. पकड़ना, 
हस्तगत करना--भट्टि ० १।२६, ४२६, कि० १२५४ 
6. पहनना, धारणा करना, वहन करना -- गुरूणि 
वासांसि विहाय तूर्ण तनूनि" ˆ 'घत्त जनः काममदाल- 
साङ्ग--ऋतु० ६१३, १६, धत्ते भरं कुसुमपत्र 
फलावलीनाम्‌-- भामि० १।९४, दधतो मङ्गलक्षौमे 
रघु० १२८, ९४०, भट्टिः १८५४ 7. धारण 
करना, लेना, रखना, दिखलाना, प्रदर्शन करना, कब्डे 
में करना (प्रायः आ०)---काचः काञ्चनसंसर्याद्धत्त 
मारकतीं द्युतिम्‌ --हि० प्र ४१, शिरसि मसीपटलं 


( ४९२ ) 


दघाति दीपः--भामि० १1७४, रघु० २।७, अमरु 
२३1६७, मेघ० ३६, भतृं> ३४६, रघु० ३।१, 
भट्टिः २।१,४।१६-१८, शि० ९।३,१०।८६, कि० 
५।५ 8. संभारना, निबाहना, थामे रखना,--गाम- 
घास्यत्कथं नागो मुणालमृदुभिः फर्ण:--कु० ६।६८ 
9. सहारा देना, स्थापित रखना--संपद्विनिमयेनोभौ 
दघतुर्भुवनद्वयं --रघु० १।२६ 10. पैदा करना, रचना 
करना, उत्पादन करना, उत्पन्न करना, बनाना- 
मुग्धा कुड्मलिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा-- 
अमरु ७० 11. सहना, भोगना, ग्रस्त होना-शि० ९।२, 
३२,६६ 12. सम्पन्न करना, [दा की भांति 
इस घातु के अर्थ भी दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने से 
विविघ प्रकार के हो जाते हैं, उदा० मनःधाः, 
मतिघा, धियं धा, मन को लगाना, विचारों को लगाना 
दृढ़ संकल्प करना, पर्व धा पग रखना, प्रविष्ट 
होना, कर्णे करं धा, कान पर हाथ रखना] 
अतिसम्‌--ठगना, धोखा देना--भगवन्‌ कुसुमायुघ 
त्वया चन्द्रमसा च विइवसनीयाम्यामतिसंघीयते कामि- 
जनसार्थ:--श० ३, विक्रम० २, अन्तर--, 1. मन में 
रखना, मानना, ग्रहण रखना--तथा बिश्व॑म्भरे देवि 
मामंतर्धातुमरहसि--रघु० १५।८१, 2. अपने आपको 
छिपाना, गुप्त रखना, ओझल होना (संप्र० के साथ) 
“भट्ठि ० ५१३२, ८।७१, 3. ढकना, छिपाना, दृष्टि से 
ओझल करना, लपेटना, टांकना (आलं० भी) पितु- 
रन्तर्दधे कीटिं शीलवृत्तसमाधिभिः--महा० अनुसम्‌,--, 
1. ढूंढना, पूछताछ करना, अन्वेषण करना, जांच- 
पड़ताल करना 2. सचेत होना, अपने आपको शांत 
करना 3. उल्लेख करना, संकेत करना, लक्ष्य बनाना 
4. योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, क्रम में रखना, 
अपि--(कभी कभी अपि” का 'अ' लुप्त हो जाता 
हैं) । (क) बन्द करना, भेजना--ध्वनति मधुप- 
समूहे श्रवणमपिदघाति-गीत० ५, इसी प्रकार-कणी 
नयने-पिदधाति (ख) ढकना, छिपाना, गुप्त रखना, 
-ण्प्रायो मूर्ख: परिभवविधौ नाभिमानं पिधत्ते 
अंगार १७, प्रभावपिहिता -विक्रम० ४।२, 
शि० ९।७६, भट्टि०- ७६९ 2. रोकना, बाघा डालना, 
प्रतिबंध लगाना -भूजङ्गपिहितद्वारं पातालमधिति- 
ष्ठति--रघु० १।८० अभि--, (क) कहना, बोलना, 
बताना--कु० ३।६३, मन्‌ ० १।४२, भट्रि० ७।७८, 
भग० १८।६८, (ख) 1. संकेत करना, व्यक्त करना, 
मुख्यतः बतलाना प्रस्तुत करना-साक्षात्संकेतितं 
योऽ्थमभिधत्ते स वाचकः काव्य० 2. तन्नाम येनाभि- 
दधाति सत्त्वम्‌ 2. अभिषान होना, पुकारना, अभिसम्‌-, 
1. किसी पर फेंकना, निशाना लगाना, (तीर आदि 
का) 'लक्ष्य बनाना 2. ध्यान में रखना, (मन में) 


निशाना बनाना, सोचना--हष्यम्‌कमभिसंघाय 
-महावी० ५, अभिसंघाय तु फलम्‌--भग० १७१२, 
२५, विक्रम० ४1२८ 3. धोखा देना, ठगना जन 
विद्वानेकः सकलमभिसंघाय--मा० १1१४ 4. अपने 
पक्ष में कर लेना, मित्र बना लेना, दूसरों का मित्र 
बन जाना - तान्सर्वानभिसंदध्यात्‌ सामादिभिरुपत्रमः 
-5 मनु० ७।१५९ (वशीकुर्यात्‌) 5. प्रतिज्ञा करना, 
प्रकथन करना 6. जोड़ना, अभ्या--नीचे रखना, नीचे 
फेंकना, अव-- सावधान होना, ध्यान देना, कान देना 
~--इतोऽवघत्तां देवराजः महावी० ६, आ, (प्रायः 
'आ०' में) 1. रखना, धरना, ठहरना--जनपदे न 
गद पदमादधौ--रघु० ९।४, भग० ५।४० श० ४1३ 


2. प्रयोग करना, जमाना, फ़िसी की ओर संकेत 

करना -- प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न:--श० १, मय्येव मन 
आघत्स्व- भग० १२।८, आधीयतां धेयं थर्मे च धीः 
-+का० ६३, 3. लेना, आधिकार में करना, वहन 
रखना --गभंमाधत्त राज्ञी--रघु० २।७५, (गर्भ बहन 
किया) आधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मी--कि० ५।३९, 
(लेती हुँ या धारण करती हँ) कु० ७२६, 4. बोझा 
उठाना, थामना, सहारा देना - शेषः सदेवाहित- 
भूमिभारः-श० ५।४ 5. पैदा करना, उत्पादन करना, 
सर्जन करना, उत्तेजित करना (भय या आइचयं) 
छायाश्चरन्ति बहुघा भयमादघानाः--श० ३।२७, 
कि० ४।१२ 6. देना, समपित करना--रघु० १।८५ 
7. नियुक्त करना, स्थिर करना-- तमेव चाघाय 
विवाहसाक्ष्ये--रघु० ७।२० 8. संस्कृत करना--कु० 
१।४७ 9 अनुष्ठान करना, (ब्रत आदिका) पालन 
करना,--आविसू, भेद खोलना, प्रकट करना (श्रेण्य- 
साहित्य में बहुत प्रयोग नहीं) उप--, 1. रखना, 
उठाना, नीचे रखना, अन्दर रखना--अघिजानु बाहु- 
मुपघाय--शि० ९।५४, हृदि चैनामुपधातुमहँसि 
--रघु० ८।७७, (हृदयस्थित करने के लिए) उपहितं 
झिशिरापगमश्रिया मुकुलजालयशोभत किशुके-रघु ० 
९1३१, कु० १॥४४ 2. निकट रखना,-- (घोड़े आदि 
को) जोतना, महावी० ४।५६ 3. पैदा करना, निर्माण 
करना, उत्पादन करना- मृच्छ० १।५३ 4. ऊपर 
डालना, सौंपना, संभालना, देख रेख में करना 
--तदुपहितकुटुंम्बः,-रघु ० ७।७१, 5. तकिये के स्थान 
में प्रयुक्त करना--वामभुजमुपधाय--दश० १११ 
6. काम में लगाना, अभ्यर्थना करना, प्रदान करना 
--क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति--रघु० ३।२९ 
7. ढकना, छिपाना 8. देना, जताना, समाचार देना, 
उपा,--1. निकट रखना, ऊपर रखना 2. पहनना 
3. पैदा करना, सर्जन करना, उत्पादन करना 
-ाभर्ते ३।८५, तिरुस्‌--, 1. छिपाना, गुप्त रखना, 


( ४९३ ) 


2. (आ०) लुप्त होता, ओझल होना--अभिवृष्य- 
मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदघे --रघु० १०1४८, ११॥९१, 
तिरस्‌ के नी० भी देखिये नि०, 1. रखना, धरना, 
जइ देना--शिरसि निदघानोऽञ्जलिपुटम्‌ -भर्तु० 
३1१२१, रघु० ३॥५०, ६२, १२५२ शि० ११३ 
2. भरोसा करना, सौंपना, देख-रेख में रखना-निदधे 
विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे--रधु० १२४४, 
१४।३६ 3. देना,समपित करना, जमा कर देना-दिनान्ते 
निहितं तेजः सवित्रेव हुताशन:--रघु० ४१ 4. दबा 
देना, शान्त करना, रोक देना--सलिले निहितं रज 
क्षितौ--घट ० १ 5. दफन करना, (भूमि के अन्दर) 
गाइ देना, छिपाना-मनु ० ५।६८, परि-, 1. (वस्त्रा- 
दिक) पहनना, धारण करना-त्वचं स मेघ्यां परिधाय 
रौरवीं--रघु० ३1३१ 2. अहाता बना लेना, घेरा 
डाल लेना 3, किसी की ओर संकेत करना, पुरस्‌ -- 
सिर पर रखना या धारण करना --तुरासाहं पुरोधाय 
धाम स्वायंभुवं ययुः--कु० २1१, रघु १२४३ 
2. कुलपुरोहित बनाना, प्रणि,--रखना, नीचे धरना 
या लिटा देना, साष्टांग प्रणत होना --प्रणिहितशिरसं 
वा कान्तमार्द्रीपराघम्‌-मालवि० ३1१२, तस्मात्प्रणम्य 
प्रणिधाय कायम्‌ --भग० ११।४४ 2. जड़ना, अन्दर 
रखना, अन्दर लिंटाना, पेटी में बन्द करना-यदि 
मणिस्त्रपुणि प्रणिघीयते-पंच० १।७५, अने० पा० 
3. प्रयोग करना, स्थिर करना, किंसी की ओर संकेत 
करना--भत्‌ प्रणिहितेक्षणामू--रघु ० १५1८४, भट्टि ० 
६१४२ 4. फैलाना, विस्तार करना--मामाकाश- 
प्रणिहितभुजं निर्दयास्लेषहेतोः मेघ० १०६, नीवीं 
प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य: शपामि यदि 
किचिदपि स्मरामि--काव्य० ४ 5. (चर के रूप में) 
बाहर भेजना, प्रतिबि --, 1. प्रतीकार करना, संशोधन 
करना, मरम्मत करना, बदला लेना, उपाय करना, 
बिरुद्ध पग उठाना--अर्थवाद एषः, दोषं तु मे कंचि- 
त्कथय येन स प्रतिविधीयेत---उत्तर० १, क्षिप्रमेव 
कस्मान्नप्रतिविहितमायोण - मुद्रा ३ 2. व्यवस्था 
करना, क्रम से रखना, सजाना 3. प्रेषित करना, 
भेजना, प्रबि ---, 1. बाँटना 2 करना, बनाना, बि --, 


1. करना, बनाना, घटित. करना, प्रभावित करना, 
सन्पन्त करना, अनुष्ठान करना, पैदा करना, उत्पादन 
करमा, उत्पन्न करना यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया 
धृतेश्च घोरः सदृशीर्व्यधत्त सः--रघु० ३।१०- तन्नो- 
देवा विधेयासुः--भट्टिश १९।२, विधेयासुर्देवाः 
परमरमणीयां परिणतिम्‌--मा० ६।७, प्रायः शुभं 
च विदधात्यशुभं च जन्तोः सवं द्कूषा भगवती भवित- 
व्यतैव १।२३, ये द्वे कालं विधत्त:--श० १।१, पैदा 
करना, उत्पादन करना, समय का विनियमित करना 


-तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ - भग० 
७२१, रु ० २।३८, ३।६६, (यह अथं 'विधा' के 
साथ जुड़ने वाले शब्द के अनुसार और भी अधिक 
अदल-बदल किए. जा सकते हैं, तु० 'कृ') 2. निर्घा- 
रित करना, विधान बनाना, निदिष्ट करना, नियत 
करना, स्थिर करना, आदेश देना, आज्ञा देना-प्राङ- 
नाभिवर्थनात्पुंसो जातकर्म विधीयते मनु० २।२९, 
३।१९, याञ्च० १।७२, शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या 
विघीयते--९।१५७, ३।११८ 3. रूप बनाना, शक्ल 
देना, सर्जन करना, निर्माण करना--तं वेधा विदधे 
नूनं महाभूतसमाधिना--रघु ० १।२९, अङ्गानि चंम्पक- 
दलं: स विधाय नूनं कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेतः 
=-्वृंगार० ३ 4. नियुक्त करना, प्रतिनियुक्त करना 
(मन्त्री आदि को) 5. पहनना, धारण करना --पंच० 
१।२९ 6. स्थिर करना, (मन आदि को) लगाना 
--भग० २४४, भतृँ० ३१५४ 7. क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्थित करना 8. तैयार करना, तत्पर करना, 
व्यर्‌, 1. बीच में रखना, बीच में डालना, हस्तक्षेप 
करना प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ --रघु० 
९।५७ 2. छिपाना, ढकना, पर्दा डालना--शापच्यव- 
हितस्मृतः--श० ५,-्वद्‌--, भरोसा करना, 
विश्वास रखना (कमं० के साथ)--कः श्रद्धास्यति 
भूतार्थम्‌-मृच्छ० ३।२४, श्रद्दधे त्रिदशगोपमात्रके दाहश- 
क्तिमति कृष्णवत्मेनि-रघु० ११।४२, सम्‌-, 1.मिलाना, 
एकत्र लाना, संयुक्त करना, मिला देना,--यानि 
उदकेन संघीयते तानि भक्षणीयानि- कुल्लूक० 
2. बर्ताव करना, मित्रता करना, संधि करना--झत्रुणा 
न हि संदेध्यात्सुश्लिष्टेनापि संधिना--हि० १८८, 
चाण० १९, काम० ९।४१ 3. स्थिर करना, संकेत 
करना--संदघे दृशमुदग्रतारकाम्‌--रघु० ११६९ 
4. (किसी अस्त्र या तीर आदि को) घनुष पर ठीक- 
ठोक बंठाना, या हीक से जमाना---धनुष्यमोधं समघत्त 
बाणमू-कु० ३।६६, रघु० ३।५३, १२।९७ 5. उत्पादन 
करना, पैदा करना--पर्याप्तं मयि रमणीयचमरत्वं 
संधत्ते गगनतलप्रयाणवेग:--मा० ५।३, संघत्ते भूश- 
मरति हि सह्ियोग:--कि० ५।५१ 6 मुकाबला 
करना, मुकाबले में सामने आना, शतमेक*5हि सधत्ते 
प्राकारस्थो धनुधंरः--पंच० १।२२९ 7. सुधारना, 
मरम्मत करना, स्वस्थ करना 8 कष्ट देना 9. ग्रहण 
करना, सहारा देना, वागडोर संभालना 10. अनुदान 
देना, संनि--, 1.रखना, एकत्र रखना,--मनु०२।१८६ 
2. निकट रखना--श० ३।१९, 3. स्थिर करना, 
निर्दिष्ट करना---रघु० १३।१४४ 4. निकट जाना 
पहुँचना--प्रेर० निकट लाना, एकत्र. संग्रह करना, 
समा-, 1. एकत्र रखना या धरना, मिलाना, संयुवत 


( ४९४ ) 


करना 2. रखना, घरना, स्थापित करना, लागू करना 
-णपदं मूध्नि समाधत्त केसरी मत्तदन्तिनः पंच० १। 
३२७ 3. जमाना, अभिषेक करना, राजगही पर 
बिठाना - रघु० १७।८ 4. समाइ्वस्त होना, (मन 
को) शान्त करना--मनः समाधाय निवत्तश्ोक 
--रामा०, न शशाक समाधातु मनो मदनवेपितम्‌ 
--भाय० 5. सकेन्द्रित करना, (आँख या मन आदि 
को) एकाग्र करना,---भग० १२।९, भर्तु० ३।४८ 
6. संतुष्ट करना, (शंका का) समाधान करना, आक्षेप 
का उत्तार देना--इति समाधत्त (टीकाओं में) 
7. मरम्मत करना, सुधारना, ठीक करना, हटा देना 
न ते शक्याः समाधातुम्‌ हि० ३।३७, उत्पन्ना 
माफ्दं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान्‌ --४।७ 8. विचार 
करना-- भट्टिः १२।६ 9. सौपना, अर्पण करना, 
हस्तान्तरित करना 10. पैदा करना, कार्यान्वित करना, 
सम्पन्न करना (निम्नांकित श्लोक में सोपसर्ग धा 
धातु के प्रयोगों का चित्रण किया गया है अघित 
कापि मुखे सलिलं सखी प्यधित कापि सरोजदलेः स्तनौ 
व्यधित कापि हृदि व्यजनानिलं न्यधितं कापि सुतनो 
स्तनौ ने० ४।१११, इससे भी अच्छा निम्नांकित 
जगन्नाथ का इलोक-निधानं धर्मार्णा किमपि च 
विधानं नक्मुदां प्रधानं तीर्थांनाममलपरिधाते त्रिजगतः 
समाधान बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां श्रियामाधानं 
नः परिहरतु तापं तव वपुः--गंगा० १८) । 

धाकः [ घा+क -उणा०--तस्य नेत्वम्‌ ] 1. बैल 
2. आधार, आशय 3. आहार, भात 4. स्थृणा, खंभा, 
स्तभ। 

धाटी [घट्‌ +-घञ्ग्‌ + डीप्‌] धावा, आक्रमण । 

धाणकः [धा +‡- आणक] एक सोने का सिक्का (दीनार का 
अंश) 


धातुः [घा ¬-तुन्‌] संघटक या मूल भाग, अवयव 2. मूल 
तत्त्व, मुख्य या तत्त्व मूलक सामग्री - अर्थात्‌ पृथिवी, 
आप्‌, तेजस्‌, वायु और आकाश, 3. रस, मुख्य द्रव्य 
या रस, शरीर का अनिवार्य उपादान (यह गिनती 
में सात माने जाते हैं -रसासृङमांसमेदोऽस्थिमज्जा- 
शुक्राणि धातवः --कई बार केश, त्वच्‌ और स्नायु 
को मिला कर दस मान लिये जाते हैं) 4. शरीर के 
स्थितिविधा्रक तत्त्व (अर्थात्‌ वात, पित्त, कक--- 
त्रिदोष) 5. खनिज पदार्थ, धातु, कच्ची घातु --न्य- 
स्ताक्षरा धातुरसेन यत्र,--कु० १।७, त्वामालिर्थ 
प्रययकुपितां धातुरागेः शिलायां --मेध.० १०५,--रघु ० 
४।७१, कु० ६।५१ 6. क्रिया का मूल, भूवादयो 
घातवः -पा० १।३।१, पर्चादध्ययनार्थस्य धातो- 
रखिरिवाभवत्‌--रघ्‌० १५।९ 7. आत्मा, 8. पर- 
ha > महाभूतो 
मात्मा 9. ज्ञानेन्द्रिय 10. पांच महाभूतों का गुण -- 


अर्थात्‌ रूप, रस, गंध, स्पशं और शब्द 11. हड्डी । 
सम० - उपलः खड्या, चाक-- काशीश,म्‌- कासीसम- 
कसोस, कुशल-(वि०) धातु के कायों में दक्ष-क्रिया 
धातुकामिकी, धातुकर्म, खानित्री, धातृविज्ञान-क्षयः * 
शरीर के तत्त्वो का नाश, क्षयरोग,-- जम्‌ शिलाजीत, 
शंलज तेल,-द्रावकः सुहागा,---पः खाद्य, पौष्टिक रस, 
शरीर के सात मूल उपादानों में मख्य उपादान 
-पाठः पाणिनि की व्याकरण पद्धति के अनुसार बनी 
धातुओं की सूकी (पाणिनि के सूत्रों के परिशिष्ट के 
रूप में धातु पाठ, पाणिनि निमित एक आवश्यक 
सूची हुँ) (पुं०) पहाड़, मलम्‌ 1. शरीरस्थ 
धातुओं के मल के अपवित्र रूपांतर 2. सीसा,- माक्षि- 
कम्‌ 1. एक उपधातु. सोनामक्खी 2. खनिज पदार्थ, 
~ मारिन्‌ (पुं) गंधक, राजकः वीयं,--वल्लभम्‌ 
सुहागा,--वादः खनिज विज्ञान, धातुविज्ञान, वादिन्‌ 
(पुं) खनिज विज्ञाता-बेरिन्‌ (पुं ) गंधक,-शेखरम्‌ 
कासीस, गंधक का तेजाव,- जोधनम्‌,--संभवम्‌ 
सीसा, साम्यम्‌ अच्छा स्वास्थ्य (त्रिदोष-समता) ! 

घातुमत्‌ (वि०) [धातु-+ मतुप्‌] धातुओं से भरा हुआ, घातु 
संपन्न । सम०--ता घातुओं का बाहुल्य, कु ० १।४। 

धातृ (पुं) [धा+-तृच्‌] 1. निर्माता, रचयिता, उत्पादक 
प्रणेता 2. धारण करने वाळा, संधारक, सहारा देने 
वाला 3. सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का विशेषण 
~~ मन्ये दुर्जेनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः-हि० 
२1१६५, रघु० १३।६, शि० १।१३, कु० ७।४४ 
कि० १२।३३ 4. विष्णु का विशेषण 5, आत्मा 
6. ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि होने के कारण सप्तर्षियों 
के नाम, तु० कु० ६।९ 7. विवाहित स्त्री का प्रेमी 
व्यभिचारी ! 

धात्रम्‌ [ घा¬-ष्ट्ल्‌ ] बर्तन, पात्र, । 


धात्री [ घात्र+डीप्‌ ] 1. दाई, धाय, उपमाता उवाच 
धात्र्या प्रथमोदितं वचः--रघु० ३1२५ - कु० ७२५ 
2. माता-याज्ञ० ३।८२, 3. पृथ्वी 4. आँवले का वक्ष । 
सम० - पुत्रः धाय का पुत्र, घमं भाई 2. अभिनेता, 
फलम्‌ ऑवला । 

धात्रेयिका, धात्रेयी [ धात्रेयी यकन्‌ +-टाप्‌, ह्वस्वः, धात्री 
ढक्‌--ङीप्‌ | धात्रीपुत्री-- धात्रेयिकायाइचतुरं वचश्च 
लमा? १।३२, कर्थितमेव नो मालतीघात्रेय्या लवं- 
ङ्गिकया-मा०१ 2. धाय, दूध पिलाने वाली धाय । 

धानम्‌,--नी [ धा -- ल्युट्‌, धान--डीप्‌ | आधार, पात्र, 
गद्दी, स्थान, जेसा कि मसीधानी, राजधानी, यम- 
घानी । 

धानाः (स्त्री ब० व०) [ घान+-टाप्‌ ] भुने हुए जौ या 
चावल, खीर 2. सत्त 3. अनाज, अन्न 4. कली 


अंकुर । 


( ४९५ ) 


धघानुदंष्डिकः, धानुष्कः [धनुर्देण्ड-ठक, धनुष--टक्‌--क ] 
तोरंदाज, (घनुष के द्वारा अपनी जीविका कमाने) 
वाला घनुघेर--निमितादप राद्धेषोर्घानुष्कस्येव वल्गि- 
तम्‌ -शि० २1२७ । 

धानुष्य: [ धनुष्‌ +-ष्यञा | बाँस । 

घांधा (स्त्रो०) इलायची । 


धान्यम्‌ [घान--यत्‌] 1. अनाज, अन्न, चावल 2. घनिया 
(सस्य और घान्प्र, तथा तडुल और अन्न की भिन्नता 
के लिए दे० तण्डुल) । सम०-अम्ल्म्‌ मांड से 
तैयार को हुई कांजी, - अर्थ: चावल या अनाज के रूप 
में धन, अस्थि (नपुं०) तूस या भूसी, वूरया 
चोकर,--उत्तम: बढ़िया अन्न अर्थात्‌ चावल,-- कल्कम्‌ 
1. छिल्का (अन्न का), घान्यत्वचा 2. भूसी, चोकर, 
पूआल, --कोशः,-कोष्ठकम्‌ अनाज की खत्तो,--क्षेत्रम्‌ 

/-चमसः चौला, चिडवा,--त्वच्‌ 

का छिल्का,- मायः अनाज का 
व्यापारी,-राजः जौ,--वर्घनम्‌ व्याज के लिए 
अनाज उधार देना, अनाज की सूदखोरो, 
न बीजम्‌ (बोजम्‌) घनिया,--वोर: उड़द (माष) की 
दाल, _झीर्षकम्‌ अनाज की बाल,--झुकम्‌ अनाज 
का सिर्टा, टूंड,--सारः कूट पीट कर. निकाला 
हुआ अन्न । 

धान्या, धान्याकम्‌ [धान्य +-टाप्‌, स्वार्थे कन्‌ च ] घनिया । 

घान्वन्‌ (वि०) (स्त्रो०--नो) [ घन्वन्‌+अण्‌ ] मरु- 
भूमि का, मरुस्थल में विद्यमान । 

घामकः [= धानक पृषो० ] एक माझे की तोल । 

घामन्‌ (नपु० ) [ घा+मतिन्‌ ] 1. आवास--स्थान, 
गृह, निवासस्थान, घर-तुरासाहं पुरोधाय घाम स्वायं- 
भुवं ययुः कु० २।१, पुष्यं यायास्त्रभुवनगुरोर्घाम 
चण्डीञव रस्य-मेघ० ३३, भग० ८1२१, भर्तु० १।३३ 
2. जगह, स्थान, आश्रय--श्रियोधाम 3. घर के 
निबासी, परिवार के सदस्य 4. प्रकाश किरण, सहस्न- 
धामन्‌-मुद्रा ३।१७, हिमघामन्‌-शि० ९।५३ 
5. प्रकाश, कान्ति, दीप्ति--मुद्रा० ३।१७, कि० 
२।२०, ५४, ५९, १०।६, अमरु ८६, रघु० ६६, १८। 
२२, 6. राजयोग्य कांति, यश, प्रतिष्ठा-रघु० ११। 
८५ 7. शक्ति, सामर्थ्य, प्रताप--कि० २।४७ 
8. जन्म 9. शरीर 10. टोली, दल 11. अवस्था, 
दशा / सम ०--केशिन,--नि्षिः सूर्य । 

धामनिका, घामनी [ घामनी ]-कन्‌ +टाप्‌ ह्वस्वः, घमनी 
+-अण्‌+डीप्‌ ] दे० धमनी । 

धार (वि०) [ घृ +-णिच्‌+अच्‌ ] 1. संभालने वाला, 
सामने वाला, सहारा देने वाला, 2. नदी की भांति 
प्रवाहित होने वाला, टपकने वाला, बहने वाला,--रः 
1. विष्णु का विशेषण 2. वर्षा को आकस्मिक तथा 


तोक्ष्ण बौछार, तेजी से उड़ा ले जाने वाली झडी 
3. हिम, ओला 4. गहरी जगह 5. ऋण 6, हद, सीमा । 

घारकः [ घु ==ण्बुल्‌ | 1. किसो प्रकार का बर्तन (बक्स 
ट्रंक आदि), जलपात्र 2. कर्जदार । 

घारण (वि०) (स्त्रो -क्ली) [ घृ-=णिच्‌+ ल्युट्‌ ] 
संभालने वाला, थामने वाला, ले जाने वाला, संघा- 
रण करने वाला, निबाहने वाला, रक्षा करने वाला, 
रखने वाला, धारण करने वाला,- णम्‌ 1. संभारूने, 
थामने, सहारा देने, संघारण करन या सुरक्षित रखने 
की क्रिया 2. कब्जे में करना, संपत्ति 3. पालन करना, 
दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, 4. याद रखना---ग्रहणघारण 
पटुबालकः 5. ( किसी का ) कर्जदार होना,--णी 
1. पंक्ति या रेखा 2. शिरा, नलाकार वाहिका । 


घारणकः [घारण--कन्‌] कर्जदार । 

धारणा [धारण - टाप्‌] 1. संभालने, थामने, सहारा देने 
या सुरक्षित रखने की किया 2. मन में धारण करने 
की शक्ति, अच्छी धारणात्मकस्मरण शक्ति 
~-धीर्घारणावती मेघा! --अमर 3. स्मरण शक्ति 4. मन 
को शांत रखना, इवास को थामे रखना, मन की दृढ़ 
भावमग्नता--परिचेतुमुपांशु धारणा - रघु० ८1१८, 
मनु० ६1७२, याज्ञ० ३।२०१, (धारणेत्युच्यते चेयं 
धार्यते यन्मनंस्तया) 5. धेये, दुउता, स्थिरता 
6. निश्चित विधि या निषेध, निश्चित नियम, उप- 
संहार, इति घर्मस्य घारंणा--मनु० ८।१८४, ४।३८, 
९।१२४ 7. समझ, बुद्धि 8. न्याय्यता, औचित्य, 


शालीनता 9. आस्था, विश्‍वास । सम० - योगः 
गहरी भक्ति, मनोयोग,-- झक्तिः (स्त्री ०) धारणात्मक 
स्मरण शक्ति । 


घारयित्रो [घृ+-णिच्‌ +-तृच +-डीप्‌] पृथ्वी । 

धारा [धार-टाप्‌] 1. पानी की सरिता या घार, गिरते 
हुए जल की रेखा, सरिता, धार---भतूँ० २।९३, 
मेघ० ५५, रघु० १६।६६, आबद्धघारमश्चु प्रावतंत--- 
दश० ७४ 2. बौछार, वर्षा की तेज घड़ी 3. अन- 
वरत रेखा--भामि० २:२० 4. घड़े का छिद्र 5. घोड़े 
का कदम -घाराः प्रसाघयितुमव्यतिकीर्णेरूपाः--शि० 
५।६० 6. हाशिया, किनारा, किसी वस्तु की किनारी 
या सीमा--ध्रुवं स॒ नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां 
छेतुमुषिव्यंवस्यति-श० १।९८ 7. तलवार, कुल्हाड़ा 
या किसी काटने वाले उपकरण का तेज किनारा या 
घार---जितः परशुधारया मम--रधु० ११।७८, 
६।४२, १०।८६, ४१, भर्तु० २२८ 8. किसी पहाड़ 
या चट्टान का किनारा 9. पहिया या पहिये का 
परिणाह या परिधि- रघु० १३1१५ 10. उद्यान 
की दीवार, बाड, छाइ़बंदी 11. सेना की अग्रिम 
पंक्ति 12. उच्चतम बिन्दु, सर्वोपरिता 13. समुच्चय 


( ४९६ ) 


14. यश, 15. रात 16. हल्दी 17. समानता, 
18. कान का अग्रभाग। सम०--अग्रमू- बाण का 
चौड़ा फलका,--अकुंरः 1. वर्षा की बूँद 2. ओला 
3. (शत्रु का मुकाबला करने के लिए) सेना के आगे २ 
बढ़ते जाना,- अंगः तलवार,--अठः 1. चातक पक्षी 
2. घोड़ा 3. बादल 4. मदमाता हाथी,--अधिरूढ़ 
(वि०) उच्चतम स्वर तक उठाया हुआ--अवनिः 
(स्त्री) हवा,--अशु (नपुं) अश्रु प्रवाह--अमरु 
१०--आसारः भारी वर्षा, मूसलाघार वर्षा--धारा- 
सारैमंहती वृष्टिबंभूव--हिँ० ३, विक्रम० ४१, 
--उष्ण (वि०) (गौ के स्तन से निकला हुआ) गरम 
(दूध), गृहम्‌ स्नानागार जिसमें फोवारा लगा हो, 
घर जिसमें फोवारे से सुसज्जित स्नानागार हो-- 
रघु० १६।४९, रत्त० १।१३,--षरः 1. बादल 
2. तलवार,--निपातः,--पातः 1. बारिश का होना, 
बौछार का टपटप गिरना - मेघ० ४८ 2. जल की 
धारा सरिता,-यन्त्रब्‌ फौवारा, झरना (पानी का) 
अमरु ५९, रत्व० १।१२,~-वर्षः,-ष॑म्‌-संपातः लगातार 
घोर मूसलाधार वृष्टि-रघु० ४।८२,--वाहिन्‌ 
(वि०) अनवरत, लगातार-उत्तर० ४1२,--विषः 
टेढ़ी तलवार । 

धारिणी [धृ + णिनि+-डीप्‌] पृथ्वी ! 

धारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [भू+णिनि] 1. ले जाने 
वाला, वहन करने वाला, निबाहने वाला, सुरक्षित 
रखने वाला, रखने वाला, संभालने वाला, सहारा 
देने वाला --पादाम्भोरुहघारि--गीत० १२, कर आदि 
2. स्मृति में रखने वाला, धारणात्मक स्मरण शक्ति 
रखने वाला, अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो 
धारिणो वराः मनु० १२।१०३। 

धार्तराष्ट्रः [धृतराष्ट्र-अण्‌] 1. घृतराष्ट्रका पुत्र 2. एक 
प्रकार का हंस जिसके पैर और चोंच काली होती 
है--- निष्पतन्ति धार्तं राष्ट्राः कालवशान्मेदिनीपृष्ठे--- 
वेणी० १।६, (यहाँ शब्द उपर्युक्त दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त है) ! 

धार्मिक (वि०) (स्त्री०-की) [धर्म 1-ठक्‌] 1. नेक, 
पुण्यात्मा, न्यायशील, सद्गुणसंपन्त 2. सत्याश्रित, 
न्याय्य, न्यायोचित 3. धर्म से युक्‍त ! 

धार्मिगम्‌ [धामिन्‌ -|-अण्‌] सद्गुणियो का समाज । 

घार्ष्टयम्‌ [घुष्ट +-ष्यञ्ग्‌ ] अहंकार, अविनय, औद्धत्य, 
ढिंठाई, अकूखड़पन ! 

धाव्‌ (भ्वा०पर०-_-घावति, घावित) 1. दौड़ना, आगे 
बढ़ना --अद्यापि घावति मन: --चौर ०-३६, धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्या:--श० १।८, गच्छति पुरः 
शरीरं घावति पश्चादसंस्तुतं चेतः ---१।३४, 2. किसी 
की ओर दौड़ना, किसी के मुकाबले में आगे बढ़ना, 


आक्रमण करना, मुकाबला करना--भट्टि० १६।६७ 
3. बहना, नदी की भांति प्रवाहित होना--घावत्य- 
भसि तैलवत्‌---सुश्रु० 4. दौड़ना, उड़ जाना 11 (म्वा० 
उभ०--वावति-ते, घौत, घावित) 1. धोना, साफ 
करना, मांजना, निर्मळ करना, रगड़ना- दघावाद्धि- 
स्ततञ्चक्षुः सुग्रीवस्य विभीषणः, विदांचकार धौताक्षः 
स रिपुं खे ननद च-भद्ठि ० १४५० श० ६२५, 
शि० १७।८ 2. उज्ज्वल करना, चमकाना 3. किसी 
व्यक्ति से टकराना (आ०) निस्‌, घो डालना--- 
निघतं सति हरिचन्दने जलौघे:-शि० ३1५१, निघौतं- 
दाना मलगंडभित्ति: रघु० ५४३, ७०। 

घावकः [ धाव्‌ +ण्वुल्‌ | 1. घोबी, 2. एक कवि (कहा 
जाता है कि इसने श्रीहषं राजा के लिए रत्नावली की 

. रचना की थी--श्रीहषदिर्धावकादीनामिव यशः-- 

काव्य० १, अने० पा०--प्रथितयशसां घावकसौमिल्ल- 
कविपुत्रादीनां प्रबन्धाननिक्रम्य--मालवि० १, अने० 
पा० । 

घावनम्‌ [ धाव्‌ +ल्युट्‌ ] 1. दौड़ना, सरपट भागना 
2. बहना, 3. आक्रमण करना 4. मांजना, पवित्र करना, 
रगड़ना, बहा देना 5. किसी चीज से रगड़ना । 

घावल्यम्‌ [ धवल -ष्यडा. ] 1. सफेदी 2. पांडुरता । 


धि! (तुदा० पर०--घियति) संभालना, रखना, अघि 
कार में करना, सम्‌--, सुलह करना--तु० संघा० 71 
(या धिन्व्‌ . स्वा० पर० धिनोति) प्रसन्न करना, 
खुश करना, संतुष्ट करना---पश्यन्ती चात्मरूपं तदपि 
विलूलितस्रग्धरेय धिनोति--गीत० १२, धिनोति 
नास्माञ्जलजेन पूजा त्वयान्वहं तन्वि वितन्यमाना-नै ० 
८1९७, उत्तर० ५1२७, कि० १।२२ । 

षिः (समास के अन्त में प्रयुक्त) आधार, भंडार, आशथ 
आदि --उदधि, इषुधि, वारिधि, जलघि आदि । 

धिक्‌ (अव्य) [ धा+ डिकन्‌ ] निन्दा, बुराई, विषाद की 
भावना को प्रकट करने वाला विस्मयांदिद्योतक 
अव्यय-- (धिक्कार, फटे मुंह, शमं, दुःख, तरस 
—_कर्मे० साथ) -घिक्‌ तांच तं च मदनं चइमां च 
मां-च, भतृं० २।२, धिगिमां देहभृता मसा रताम्‌-रघु० 
८1५० घिकतान्‌ धिक्तान्‌ घिगेतान्‌ कथयति सततं 
कीतंनस्थो मृदङ्गः, धिक्‌ सानुजं कुरुपति घिगजात-- 
शत्रु ~ वेणी० ३।११, कभी-कभी कतूं० संबो० और 
संब० के साथ-- धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः पंच० १, घिङ- 
मूर्ख, धिगस्तु हृदयस्यास्य {धिक्कृ तिरस्कार करना) 
अवज्ञा करना, रद्द करना, बुरा भला कहना) । सम० 
-- कारः--क्रिया झिडकना, फटकारना, तिरस्कार 
करना, अवज्ञा करना,-_ दष्डः डांटफटकार बताना, 
निदा-मनु० ८।१२९,--पादष्यम्‌ अपशब्द, डांट 
फटकार, भत्संना । 


( ४९७ ) 


धिप्पु (वि०) [ दम्भू+-सन्‌+-उ ] घोखा देने का इच्छुक, 
घोखा देने वाला--जट्टि० ९३३ । 
घिस्व्‌ दे० घि० 11 


धिषणः [ घृष्‌ [क्यु, घिष्‌ आदेशः ] देवों के गुरु बृह- | 


स्पति का नाम, --णम्‌ निबासस्थान, आवास, घर, 
“णा 1. भाषण, 2. स्तुति, सूक्त 3. बुद्धि, समझ 
महावी० ६१७ 4. पृथ्वी 5. प्याला, कटोरा । 


धिष्ण्यः [ घृष्‌--प्य नि० ऋकारस्य इकारः ] 1. मशाग्नि 
के लिए स्थान, हवनकुण्ड, अमीवेदि परितः कृतघि- 
ष्ण्या--श० ४७ 2. असुरों के गुरु शुक्राचाब का 
नाम 3. शुक्र ग्रह 4. शक्ति, सामथ्यं, र्व्यम्‌ 
1. आसन, आवास, स्थान, जगह, घर--न भौमास्येव 
धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिमंयान्यपि--रघु० १५३९, 
2 केतु, उल्का 3. अग्नि 4. तारा, नक्षत्र । 

धीः (स्त्री०) [ घ्ये +क्विप्‌, संप्रसारण ] 1. (क) बुद्धि, 
समझ--घियः समग्रैः स गुणैरुदारघी:---रघु० २1३० 
"रके कुची, सुधी आबि (ख) मत, दुष्टधी दुष्ट 
बुद्धि वाला--भग० २।५४, रघु० ३३३० 2. विचार 
कल्पना, उत्प्रेक्षा, प्रत्यय--न घिया पथि बर्तसे--कु० 
६१२२ 3. विचार, आशय, प्रयोजन, नैसगिक प्रवृत्ति, 
कि० १1३७ 4. भक्ति, प्रार्थना 5. यज्ञ । सम० 
इन्द्रियम्‌ प्रत्यक्षज्ञान का अंग (जञानेर्द्रिय), मनः 
कर्णस्तथा नेत्रं रसना च त्वचा सह, नासिका चेति बट्‌- 
तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते, --गुणाः (ब० ब०) 
बौद्धिक गुण, (शुश्रूषा श्रवणं चेव ग्रहणं घारणं तथा, 
ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः-- काम- 
न्दक ), --पतिः (घियां पतिः) देवों के गुरु बृहस्पति 
मन्त्रिन्‌ (पु०), सिवः 1. सलाहकार मंत्री 
(विप० कर्मसचिब - कार्यान्वयीमंत्री) 2. बुद्धिमान्‌ 
और दूरदर्शी सलाहकार, शक्तिः (स्त्री) बौद्धिक 
शक्ति, सखः सलाहकार, परामक्षंदाता, मंत्री । 

धीत (वि०) [धे--क्त] 1. चूसा गया, पीया गया, दे० 
“धा 


धीतिः (स्त्री०) [धे--क्तिन्‌] 1. पीना, चूसना, 2. प्यास । 

घीमत्‌ (वि०) [घो--मतुप्‌] बद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली, 
विद्वान्‌ (१०) बृहस्पति का विशेषण । 

घोर (वि०) [घो--रा--क] 1. बहादुर, उद्धत साहसी 
“ण्पीरोद्धता गति:--उत्तर० ६1१९ 2. स्थिर, सुदृढ़, 
अटल, टिकाऊ, चलाऊ, स्थायी --रघु० २1६ 3. दृढ- 
मनस्क, धेर्येवात्‌, स्वस्थचित्त, अडिग, दृढ़ निश्‍चय 
वाला,- धीरा स्तरन्त्यापदं--का० १७५, विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं घीरा:--कु० 
१।५२ 4. स्वस्थचित्त, शान्त, सावधान 5. सौम्य, 
स्थिरबुद्धि, प्रशान्त, गम्भीर--रघु० १८४ 6. मज- 
बूत, बलवान 7. बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी, प्रतिभाशाली, 


६३ 


समझदार, विद्वान्‌ चतुर--घृतेश्च धीरः सदृशीव्यंघत्त 
सः--रघु० ३।१०, ५१३८, १६७४, उत्तर० ५३१ 
8. गहरा, गंभीर, ऊंचा स्वर, खोखलास्वर स्वरेण घी- 
रेण निवतंयत्निव- रघु० ३।४३, ५२, उत्तर» ६1१७ 
9. आचरणशील, आचारवान्‌ 10. (वायुं आदि) 
मन्द, मृदू, सुहावना, सुखकर--धीरसमीरे यमुनातीरे 
वसति बने वनमाली --गीत० ५ 11. सुस्त, आलसी 
12. साहली 13. हेकड,--रः 1. समुद्र 2. राजा बलि 
का विशेषण,--रस्‌ केसर, ज़ाफरान,--रम्‌ (अव्य०) 
साहसपूर्वक, दृढता के साथ, अडिग होकर धीरज के 
साथ--भतृ० २1३१, अमरु ११! सम० --उदात्तः 
अच्छे विचारों का शूरवीर व्यक्ति (काव्य नाटक में) 
नायक,--अविकत्थन: क्षभावानतिगम्भीरो महासत्त्वः, 
स्थेयान्रिगूढमानो घीरोदात्तो दृढ्व्रतः कथितः--सा० 
द० ६६,--उद्धतः शूरवीर परन्तु अभिमानी (काव्य- 
नाटक में) नायक--मायापर: प्रचण्डड्चपलो5हंकार- 
दपंभूयिष्ठ:, आत्मश्लाघानिरतो धोरेर्धीरोद्धतः कथितः 
जासा० द० ६७,--चेतस्‌ (वि०) दृढ, अडिग, दृढ़ 
मन बाला, साहसी,--प्रशान्तः (काव्य नाटक मे) 
नायक जो शूरवीर और शान्त व्यक्ति हो--सामान्य- 
गुणेभूंयान्‌ द्विजातिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌--सा० द० 
६९,--ललितः (काव्य नाटक में) नायक जो दृढ़ 
और शूरवीर होने के साथ-साथ क्रोडाप्रिय और 
असावधान हो -निर्चिंतो मृदुरनिशं कलापरो घीर- 
ललित: स्यात्‌ सा० द० ६८,--स्कन्धः भैसा । 

धोरता [धोर--तलू--टाप्‌] । धेय, साहस, मनोबल 
विपत्तौ च महालोके घीरतामनुगच्छति--हि० 
३।४४ 2. ईर्ष्या का दमन 3. गंभीरता, शान्तचित्तता 
लाजत्यादेशान्न खलू भवतो घीरतां कल्पयामि-मेघ० 
१४४, (दूसरे अर्थो के लिए दे० 'घैयं') । 

धीरा [घीर|-टाप्‌] काव्य नाटक में वणित नायिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई भी, उसकी 
उपस्थिति में अपनी बाह्य भावमुद्रा से अपना रोष 
प्रकट नहीं होने देती--रसमंजरी की उक्ति: --व्यङ्ग्य- 
कोप भ्रकाशिका धीरा--दे० सा० द० ११२-५, भी । 
सम ०--अधीरा काव्य नाटक में वणित नायिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई अपने रोष 
को अभिव्यक्त भी कर देती हें, और अपनी ईर्ष्या 
को छिपा भी लेती है-व्यङ्ग्याव्यङ्ग्यकोप प्रकाशिका 
धीरा-घीरा--रसमंजरी । 

घोलटिः,--टी (स्त्रीश) [घीन-लट्‌+-इन्‌, धीलटि-- 
डीष्‌] पुत्री, बेटी । 

धीवरः [दघाति मत्स्यान्‌--धा--ष्वरच्‌] मछुवा--मृग- 
मीनसज्जनार्ना तृणजरूसंतोषविहितबृत्तीनां, ` लुब्धकं- 
घोवरपिशुना निष्कारणवेरिणो जगति--भर्तु० २।६१, 


( ४९८ ) 


१।८५,--रम्‌ लोहा,--री 1. मछुवे की स्त्री 

2. मछलियाँ रखने की टोकरी । . 

(स्वा० उभ०--धुनोति, घुनुते, घुत) दे० 'घू' । 

(म्वा० आ० धुक्षते, धुक्षित) 1. सुलगना 2. जीना 

3. कष्ट भोगना--प्रेर० घुक्षयति-सुलमाना, 

प्रज्वलित करना, सम्‌--सुल्गाना, उत्तेजित होना 

(आलं० भी) संदुधुक्षे तयोः कोप:--भट्टि० १४।१०९, 

प्रेर० सुलगाना, प्रज्वलित करना, उत्तेजित करना 

—-निर्वाणभूमिष्ठमथास्य वीर्यं संघुक्षवन्तीब वपुर्गुणेन 

जाकुँ० ३।५२ । 

धुत (वि०) [घु+-क्त] 1. हिला हुना,---रघु« ११।१६ 
2. छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 

घुनिः,-नी (स्त्री) [घु+नि, घुनि+डीष] नदी 
दरिया --पुराणां संहतुं: सुरधृनि कपर्दोऽघिरुरुहे- गंगा ० 
२२। सम०--नाञ्ञः समुद्र । 

घुर्‌ [ धुर्व + क्विप्‌ } ( कतृं ० ए० व०--घ्‌ः) 1. (शा०) 
जूआ, न गर्दभा वाजिघुरं वहन्ति-मृच्छ० ४१७ 
अवस्तृमिर्यृस्तघुरं तुरङ्गैः रघु० १४४७, 2. जूए 
का बह्‌ भाग जो कंधों पर रक्खा रहता हैं, 3. पहिए 
की तामि को धुरी के साथ स्थिर करने के लिए धुरी 
के. दोनों किनारों पर लगी कील 4. गाड़ी का बम 
5. बोझा, भार (आलं० भी) उत्तरदायित्व, कतंब्य, 
काकं *-तेन धूजंगतो गुर्वी सचित्रेषु निचिक्षिपे--रघु० 
१३४, २७४, ३।३५, ६६, कु० ६।३० आप्तरत्यन- 
वाप्तपौरुषफलेः कायं स्यघूरज्झिता -मुद्रा० ६।५, 
४६, कि० ३।५०, १४६ 6. प्रमुखतम या उच्चतम 
स्थान, हरावल, अग्रभाग, शिखर, सिर अपांसुलानां 
घुरि कीतंनीया--रघु० २२, घुरि स्थिता त्वं पति- 
देवतात्ताम्‌, १४।७४, अविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव घुरि 
पु्रिणाम्‌-१।९१, घुरि प्रतिष्ठापयितब्य एव-मालवि० 
१।१६, ५।१६, (धुरि कृ सिरे पर रखना या आगे 
रखना --श० ७।४) । सम०--गत (भूगंत) (वि०) 
1. रच के बम पर खड़ा हुआ 2. सिर पर खड़ा हुआ 
मुख्य, प्रधान, प्रमुख,--अटिः शिव ,का विशेषण, 
~-धर (धूर्घर, 'घ्रंधर' भी)  (वि०) 1. जूआ 
रँमांलने वाला 2. जोते जाने के योग्य 3. अच्छे गुणों 
से युक्स या महत्त्वपूर्ण कतंव्यों से लदा हुआ 4. मुख्य, 
प्रधान, अग्रगण्य प्रमुख,_-कुलघुरंघरो भव--विक्रम ० 
५, (रः), 1. बोझा ढोने वाला जानवर 2, जिसके 
ऊपर किसी कार्यका भार हो 3. मुख्यं, प्रधान, 
अग्रणी, --वह (धुबंह) (वि०) भार वहन करने 
वाला 2. काम का प्रबंधक, (हूः) बोझा ढोने वाला 
पशु, इसी प्रकार 'धुर्वोडू' 1 

चुरा (स्त्रीश) बोझा, भार--रणघुरा--बेभी० ३।५। 


बुरीष, घ्रीय (वि०) [ भुरं वहति, अहंति बा, घुर्‌+-ख, 


धु 
बुक्‌ 


£ 


छ चा ] 1. बोझा ढोने या संभालने के योग्य 2. जोते 
जाने के योग्य 3. महत्त्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त (थः, 
--यः) 1. बोझा ढोने वाला पशु 2. आबश्यक कार्यों 
में नियुक्त 3. मुख्य, प्रधान, अग्रणी । 


घुं (वि०) [ घुर्‌+यत्‌ ] 1. बोझा सँभालने के योग्य 


2. महत्त्वपूर्ण कार्य सापे जाने के योग्य 3. चोटी प्र 
स्थित, मुख्य, प्रमुख,- येः 1. बोझा ढोने का पशु 
2. घोड़ा या बैल जो गाड़ी में जुता हुआ हो--नावि- 
नीतैब्रेजेत्‌ धुर्ये:-- मनु० ४।६७, येनेदं प्रियते विश्वं 
धुर्ये्यानमिवाध्वनि--कु० ६।७६, धुर्यान्‌ विश्रामयेति 
—-रचु० १।५४, ६७८, १७।१२, 3. (उत्तरदायित्व 
के) भार को संभालने वाला- रघु० ५।६६, 4. मुख्य 
अग्रणी, प्रचान--न हि सति कुलधुर्ये सूर्यवंश्या गृहाय 
-रघु० ७७१ 5. मंत्री, महत्त्वपूर्ण कार्यों पर 
नियुक्त व्यक्ति । 


घुस्तु (स्तू) रः [ घु+-उर्‌, स्तुट्‌ धतूरे का पौधा । 
ध्‌ (तुदा० पर०, स्वा०, स्वा०, क्रया०, चुरा०+उभ० 


घुबति; घवति--ते; धूनोति, घूनुते; घुनाति, धुनीते 
घूनयति-ते) 1. हिलाना, क्षुञ्ध करना, कंपांना 
--धुन्वन्ति पक्षपवते ने नभो बलाका:--कतु ० ३।१२; 
घून्वन्‌ कल्पद्रुमकिसल्यानि--मेघ० ६२, कु० ७।४९, 
रघु० ४६७, भट्टि० ५१०१, ९।७, १०।२२ 2. उतार 
देना, हठाना, फेक देना--स्जमपि शिरस्यन्घः क्षिप्तां 
घुनोत्यहिश ड्या - श० ७।२४ 3. फूंक मार कर उड़ा 
देना नष्ट करना 4. सुलगाना, उत्तेजित करना (आगे 
को) पंखा करना--वाय्‌ना घूयमानो हि वनं दहति 
पावकः--महा०, पवनधूतः अग्निः- ऋतु० १।२६ 
5. अशिष्ट व्यवहार करना, चोट पहुँचाना, क्षति पहुँ- . 
चाना--मा नधावीररि रणे--भट्टि० ९५०, १५६१ 

6. अपने ऊपर से उतार फेंकना, अपने जापको मुक्‍त 
करना-- (सेवकाः) आरोहन्ति शनेः पश्‍चाद्धून्वन्तमपि 
पाथिवम्‌-पंच० १।३६, (कवि रहस्य के निम्नलिखित 
श्लोक में इस धालु के विभिन्न गणों के रूप में दिए 
गये हैं:--घूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं चूतं 
धुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌, वायुविधूनयति 
चम्पकपुव्परणून्‌ यत्कानने बति चन्दनमंजरीइख )। 
अब --, हिलाना, इधर-उधर करना, कम्पाना, लहराना, 
“रेणु: पवनावधूतः--रघु० ७।४३, लोलावधूर्त- 
श्यामरः-_मेध० ३५, कि० ६।३, शिंश १३।३६ 
2. उतार फेंकना, हटाना, पराभूत करना,--राजसत्त्व- 
मबश्य मातृकम्‌ -रघु० ११।९०, सुरवधूरवधूतभया 
शरे:--९॥१९, ३।६१, कि० १।४२ 3. अवहेलना 
करना, अस्वीकृति करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
युक्‍त व्यवहार करना---चण्डी मामवधूय पादपतितं 
+बविक्रम० ४१३८, पादानतः कोपनयाञ्बधूतः--कु० 


( ४९९ ) 


३१८, विक्रम० ३।५, उद्‌--हिला डालना, उठाना, 
ऊपर को उछालना, लहराना--कैर्नोद्धतानि चामराणि 
-का० ११७, रघु० १1८५, ९।५०, उद्घुनीयात 
सत्केतृन्‌ - भट्टि० १९८, कि० ५1३९, मारुतभरो- 
द्ुतोइपिघूलिब्रज:---घन ० 2. उतार फेंकना, हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना (आलं० भी) -- उद्धूतपापाः 
भेष० ५५, शि० १८८ 3. बाधा पहुँचाना, 
उत्तेजित करना, भड़काना, निस्‌--, 1. उतार फेंकना, 
हटाना, दूर करना, निकाल देना, मष्ट करना-निर्घुतोऽ 
घरशोणिमा--गीत० १२, ज्ञाननिर्घूृतकल्मषाः--भग ० 
५१६, रघु० १२।५७ 2. उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
युक्त व्यवहार करना, अवज्ञा करना 3. त्याग देना, 
छोड़ देना, फेंक देना, बि--, 1. हिलाना, इधर-उधर 
करना, कपाना, म॒दुपवनविधूतान्‌--ऋतु० ६।२९, 
३।१० दीर्घा वेणीं विघुन्वाना-- महा० 2. उतार देना, 
नष्ट करना, निकाल देना, दूर भगा देना कपेदिघ- 
वितु थुतिस्‌---भट्टि ९1२८, रघु० ९७२, अन्‌० 
पा० उपेक्षा करना, घृणा करना, तिरस्कारयुक्त 
व्यवहार करना रघु० ११।४० 4. छोड़ना, छोड़ 
देना, त्याग देना --नै० १।३५। 

बूः (स्त्री०) | घू--क्विप्‌ ] हिलना, कांपना, क्षुब्ध होना । 

धूत (भू० क० कृ०) [धू-क्त] 1. हिला हुआ 
2. उतार फेंका हुआ, हटाया हुआ 3. भड़काया 
हुआ 4. परित्यक्ल, उजड़ा हुआ 5. फटकारा हुआ 
6. परीक्षित 7. अवज्ञात, तिरस्कारपूर्वक व्यवहार 
किया गया 8. अनुमानित । सम०---कल्मष,---पाप 
(वि०) जिसने अपने पाप उतार फेंके है, पापमुक्त । 

धूलिः (स्त्री०) [ धू--क्तिन्‌ ] 1. हिलाना, इधर-उधर 
करना 2. भड़काना । 

धून, (भू क० कृ०) [ घू+क्त, तस्य नः ] हिला हुआ, 
क्षुब्ध । 

धूनिः (स्त्रो०) हिलाना, क्षुब्व करना । 

धूप्‌ (म्वा० पर० घूपायति, धूपायित) गरम करना, 
गरम होना,  (चुरा० उभ० घूपयति-ते) 1. धूनी 
देना, सुवासित करना, धुपाना, सुगंधित करना 
2. चमकना 3. बोलना । 

धूपः [ घूप्‌+-अच्‌ | 1. धूपं, लोबान, गन्घद्रव्य, कोई 
सुगंधयुत पदार्थ 2. (गोंद बिरोजा आदि सुगंधित 
पदार्थों ,से उठने बालो बाष्प, सुगंधित बाष्प या 
घुआँ --धूपोष्मणा त्याजितमाद्रभावम्‌-कु० ७१४, 
मेघ० ३३, विक्रम० ३।२, रघु० १६।५० 3. सुगंधित 
चूर्ण । सम०--अगुरु (नपुं) एक प्रकार की गुग्गुल 
जो घुपाने के काम आतो हे,-अङ्कः 1. तारपौन 
2. सरल वृक्ष,-अहम्‌ गुरगुर, पात्रम्‌ घूपदान अगर- 
दान, धूप जलाने का पात्र,-बासः गंघद्रव्य के धुएं से 


वासना, धुपाना,--बुक्ष: एक पेड़ जिससे गुग्गुल 
निकलता हूँ, सरल वृक्ष । 

धूमः [घू-मक | 1. घ्‌आँ, बाष्प--घूमज्योतिःसलिलमरुतां 
सन्निपातः कन मेघः--मेघ० ५ 2. घुंध, कोहरा 
3. उल्का, केतु 4. बादल 5. (नस्य, छींक छाने 
वाला) धूआँ 6. डकार, उद्गार। सर्म०- आभ 
(वि०) घुएँ जसा प्रतीत होने वाला, धुमैले रंगका, 

घुएँ का बादल या घूममाला,-उत्बम्‌ 

नौसादर,-- उद्गार; 1. घुआँ या बाष्प उठना,---उर्णा 
यम की पत्नी का नाम, “पतिः यम का विशेषण, 
~~ केतनः, - केतुः 1. आग,-कोपस्य नंदकुलकाननघू म- 
केतोः-मुद्राऽ १।१०, रघु० ११।८१ 2. उल्का, 
पुच्छल तारा, गिरता हुआ तारा- धूमकेतुमिव किमपि 
करालम्‌ --गीत० १, धूमकेतुरिवोत्थित:--कु० २।३२ 
3. केतु,--जः बादल,- ध्वजः अग्नि, पानम्‌ धुआँ 
या बाष्प पीना,--महिषी कोहरा, धुंध,--योनिः बादल 
तु० मेघ» ५। हि 

धूमल (वि०) [ धूम--ला--क ] घुमैला, भूरा-लाल, 
मट्रमैला । 

धूमायति-ते (ना० घा० पर०) घूएँसे भर देना, बाष्प 
से ढक देना, अँधेरा करना--धूमायिता दश दिशो 
दलितारन्विदा:--भामि० १।१०४, मुच्छ० ५।५७। 

धूमिका | धूम--ठन्‌+-टा ] बाष्प, कोहरा, घुंध । 

घूमित (वि०) [धूम+-इतच्‌] घूएँ से ढका हुआ; अंघकार- 
युक्त--कु ० ४।३० । 

घुम्या [ धूमञ-यत्‌ +टाप्‌ ] घुएँ का बादल, प्रगाढ धुआँ। 

घूम्‌ (वि०) [धूम+रा+-क ] 1. घुमला, घुएँ बाला, 
भूरा भतुं० ३।५५, रघु० १५।१६ २. गहरा लाल 
3. काला, अंघकारावृत 4. मटमैला,--ज्रः 1. काले 
और लाल रंग का मिश्रण 2. लोबान,--म्रभ्‌ पाप, 
दुव्येसल, दुष्टता । सम०- अडः एक प्रकार की 
शिकारी चिड़ियाँ,--इच्‌ (वि०) मटमैले रंग का, 
लोचनः कबूतर,--लोहित (वि०) गहरा लाल, 
गाढ़ा मटमेला, (तः) शिव का विशेषण,--झूकः ऊंट । 

घ्स्रकः [घूम्र-क-क| ऊंट ! 

धूतं (वि०) [धूं (घूर्‌) †-क्त] 1. चालाक, शठ, बदमाश, 
मक्कार, जालसाज, 2. उपद्रवी, क्षति पहुंचाने वाला, 
-- तेंः 1. ठग, बदमाश, उचक्का, 2. जुआरी ३. प्रेमी, 
रसिया, विनोदप्रिय धूर्त-तत्ते धृत हृदि स्थिता प्रिय- 
तमा काचिन्ममेचापरा--पंच० ४।६, धूर्तोऽपरां चुंबति 
= अमरु १६, इसी प्रकार--धूतनामभिसारसत्वर- 
हृदाम्‌- गीत० ११ 4. घतूरा । सम०--क्कत्‌ (वि०) 
मक्कार, बेइमान, (पुं) धतूरे का पौघा,--अन्सुः 
मनुष्य,--रचना धूर्तं विद्या, बदमाशी । 

धूर्तकः [घू्त +कन्‌] 1. गीदड़ 2. बदमाश । 


( ५०० 


घूर्बी [घुर-- अज्‌+-क्विप्‌, अज्‌ इत्थस्य वी आदेशः] गाड़ी 
का बस, या अगला भाग ! 

शूलकम्‌ [व्‌---लक-|-बा०] विष, जहर ! 

घूलिः,-ली (पुं०, स्त्री) [धू+लि बा०, धूलि--डीष्‌] 
1. धूळ, अनीत्वापङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते--शि० 
२।३४ 2. चूर्ण । सम०-- कुट्टिसम्‌,--केदारः 
1. टीला, प्राचीर 2. जोता हुआ खत, - ध्वजः वायु 
-- षडलः धूल का ढेर, पुषिपका,--पुष्पी केतकी का 
पौघा ! 

धूलिका [धूलि +-कन्‌+- टाप्‌] कोहरा, धुंध ! 

धूसर (वि०) [घू+-सर, किच्च न षत्वम्‌] धूल के रंग का, 
भूरा सा, धुमैला--सफेद रंग का, मटमेला-शशी 
दिवसघूसरः--भग० २।५६, कु० ४४, ४६, रघु० 
५१४२, १६।१७, शि० १७।४१,--रः 1. भूरारंग 
2. गधा 3. ऊंट 4. कबूतर 5. तेली ! 


(तुदा० आ०--कइयों के मतानुसार घु का कर्मवा० 
रूप -- ध्रियते, घृत) 1. होना, विद्यमान होना, रहना 
रहते रहना, जीवित रहना--आर्यपुत्र ध्रिये एषा 
ध्रिये उत्तर० ३, ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कुतः 
सुखम्‌ -शि० २।३५, १५।८९ 2. स्थापित या सुर- 
क्षित रहना, रहना, चलते रहना-- सुरतश्रमसंभृतो 
मुखें ध्रियते स्वेदलवोद्गमोंऽपिते--रघु० ८1५१, 
कु० ४१८ 3. संकल्प करना, 11 (म्वा० चुरा० 

भ० घरति-ते, धारयति-ते, धृत, घारित) 1. थामना, 
संभालना, ले जाना-- भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि 
पुष्पवद्धारयेत्‌--भत्तु २।४, वैणवीं धारयद्यष्टिम्‌ 

सोदकं च कमण्डल्म्‌--मनु० ४।३६, भट्टि १७।५४ 
विक्रम० ४।३६ 2. थामना, संभालना, स्थापित 
रखना, सहारा देना, जीवित रखना--धृतमंदर---गीत ० 
१, यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समंम्‌ मनु० 
९।३११, पंच० १।११६, प्रातः दुन्दप्रसवशिथिलं 
जीवितं धारयेथाः- -मेघ० ११३, चिरमात्मना घृताम्‌ 
- रघु० ३1३५ 3. अपने अधिकार में थामे रखना, 
अधिकार में करना, पास रखना, रखना--या संस्कृता 
चार्यते--भतृं० २।१९ 4. धारण करना, (रूप, 
छद्मवेश), लेना--केशव घृतशूकररूप--गीत० १, 
घारयति कोकनदरूपम्‌ १०, 5. पहनना, धारण 
करना, (वस्त्रालंकारादिक) उपयोग में लाना, श्रित- 
कमलाकुचमण्डल घृत कुण्डल ए--गीत ० १ 6. रोकना, 
दमन करना, नियंत्रण करना, ठहराना, स्थगित 
करना 7. जमाना, संकेत करना (संप्र० या अघि० 


के साथ) -ब्राह्माण्ये घृतमानसः, मनो दध्रे राजसूयाय | धुत 


आदि 8 od भोगना 9. किसी व्यक्ति के लिए 
कोई वस्तु निर्धारित करना, नियत करना, निर्दिष्ट 
करना 10. किसी कां ऋणी होता (संप्र०, संबं० 


) 


विरछ०),--वृक्षसेचने द्वे घारयसि मे, श० १, तस्मै 
तस्य वा धनं धारयति आदि . 11. थामंना, रखना 
12. पालन करना, अभ्यास करना 13. हवाला देना, 
उद्धत करना (इस घातु के अर्थ उन संज्ञा शब्दों के 
अनुसार, जिनसे यह जुड़े, विविध प्रकार के हो जाते 
है-उदा० मनसा धू मन में धारण करना, याद 
रखना, शिरसा घ्‌, मूध्नि धु सिर पर रखना, अत्यंत 
आदर करना, अंतरे धू धरोहर रखना, जमानत के 
रूप में जमा करना, समये धु सहमत करना, दष्ड थ 
दण्ड देना, सजा देना, बल का उपयोग करना, जीवित, 
प्राणान्‌ शरीरं, गात्रं देहम्‌ धु जीवित रहना, आत्मा 
को स्थापित रखना, प्राणों का सुरक्षित रखना, ब्रतं धु 
ब्रत का पालन करना, तुलया धृ तराजू म रखना, 
तोलना, मनः, मतिम्‌, चित्तम्‌, बुद्धिम्‌ धृ किसी वस्तु 
में मन लगाना, मन जमाना, सोचना, दृढ़ संकल्प 
करना गर्भ धु, गर्भवती होना, धारणां घृ (एकाग्रता 
संयम का) पालन करना, 1. अब,--1. स्थिर करना, 
निर्धारित करना, निश्चित करना, शि० १।३ 


2. जानना, निश्‍चय करना, समझना, सही सही 
जानना, न विश्वमूर्तेरवधायंते वपु:--कु० ५1७८, 
रघु० १३।५, उद्‌,--1. ऊपर उठाना, उन्नत करना 
2. बचाना, परित्राण करना 3. बाहर निकालना, 
उद्धत करना 4. उन्मूलन करना, उखाडना, (उद्‌ 
पूर्वक धृ के वही हैं रूप जो उद्‌ पूर्वक हू के हैं) निस्‌ - 
निर्घारण करना, निश्चित करना, नियत करना, 
--निर्धारितेऽ्थे लेखेन खलूक्ता खलु वाचिकम्‌--शि० 
२।७०, ९1२०, वि--,1. धर पकड़ना, पकड़ . लेना, 
ग्रहण करना, धारण कर लेना--अंशुक पल्लवेन 
विधृतः, अमरु ७९, ५५ 2. पहनना, धारण करमा, 
उपयोग में लाना--रधु ० १२।४० 3. स्थापित रखना, 
वहन करना, सहारा देना, थामलेना, पंच० १८२, 
भर्त० ३२३ 4. टकटकी लगाना, निदेश देना 
सस्‌--, 1. थामना, संभालना, ले जाना 2. थाम लेना 
सहारा देना-अरेः संधार्यते नाभिः--पंच० १।८१ 
3. दबाना, नियंत्रण में रखना, रोकना 4. मन में 
रखना, याद रखना, समूद्‌--,1. जड़ से उखाड़ लेना 
उन्मूलन करना दे० उद्‌ पूर्वक 'हू' 2. बचाना, परि- 
त्राण करना, संप्र,--1. जानना, निर्धारण करना 
निश्‍चय करना शि० ९।६० 2. विचार विमर्श करना, 
चिन्तन करना, सोचना, विचार करना-मनु० १०।७३, 
एवं संप्रधार्य पंच० १ । 

( भू० क० कृ०) [ घृञ-क्त] 1. थामा गया, ले 
जाया गया, बहन किया गया, सहारा दिया गया 
2. अधिकृत किया गया 3. रक्खा गया, संघारित, धारण 
किया गया 4. पकड़ा गया, आत्मसात्‌ किया गया, 


( ५०१ ) 


संभाला गया, पहना गया, उपयोग में लाया गया 6. 
रख दिया गया, जमा किया गया 7. अभ्यास किया 
गया, पालन किया गया 8. तोला गया 9. (कतृवा० ) 
घारण किया हुआ, संभाला हुआ 10. तुला हुआ दे० 
ऊपर “धु'। सम०--आत्मन्‌ (वि०) पक्के मन वाला, 
स्थिर, शात्त,स्वस्थव्वित्त-दंड (वि०) 1. दण्ड देने 
वाला 2. वह जिसको वण्ड दिया जाता हँ-पट 
(वि०) कपडे से ढका हुआ- राजन्‌ (वि०) (देश 
आदि) अच्छे राजा द्वारा शासित, -- राष्ट्र: विचित्र 
वीर्य की विधवा पत्नी से उत्पन्न व्यास का ज्येष्ठपुत्र 
(ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र राज्य का अधि- 
कारी था, परन्तु जन्मांध होन के कारण उसने प्रभु- 
सत्ता पांडू को सौंप दी । जिस समय पाण्डु वानप्रस्थ 
लेकर जंगल की ओर गया, तो राज्य कौ वागडोर 
फिर धृतराष्ट्र ने स्वयं संभाल ली, और अपने ज्येष्ठ 
पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाया । जब युद्ध में भीम 
ने दुर्योधन का काम तमाम कर दिया तो धृतराष्ट्र 
को बदला लेने की इच्छा हुई, फलत: उसने युधिष्ठिर 
और भीम को आलिगन करना चाहा । श्रीकृष्ण उसकी 
इस बात को तुरन्त ताड गये, उन्हे विश्वास हो गया 
कि धृतराष्ट्र ने भीम को अपना शिकार समझ लिया 
हँ । इस लिए श्रीकृष्ण ने लोहे की एक भीम की मूर्ति 
बनवाई । जिस समय धूतराष्ट्र भीम का आलिंगन 
करने के लिए आमे बढ़ा तो श्रीकृष्ण ने भीम की 
लौहमूति आगे करवा दी जिसको कि बदला लेने के 
प्रबल इच्छुक धृतराष्ट्र ने इस प्रकार इतना बल लगा 
कर दबाया कि वह लौह मूर्ति टुकड़े २ हो गई । इस 
प्रकार असफल प्रयत्न हो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी 
गावारी समेत हिमालय पर्वत की ओर चला गया 
जताँ कुछ वर्षो के पश्चात्‌ वह स्वर्ग सिधार गया) 

- वसन (वि०) कवच पहने हुए, कवचित। 


धृतिः (स्त्री) [ धृ--क्तिन्‌ ] 1. लेना, पकड्ना, हस्तगत 


करना 2. रखना, अधिकृत करना 3. स्थापित रखना, 
सहारा देना 4. दृढ़ता, स्थिरता, स्थेये 5. धेय, स्फूति, 
दृढ्संकल्प, साहस, आत्म-संयम--भज घृति त्यज 
भीतिमसेतुकाम्‌ -नँ० ४1१०४, कि० ६1११, रघु० 
८1६६ 6. सन्तोष, तृप्ति, सुख, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष 
घृतेश्च --धीरः सदृशीर्व्यधत्त स:--रघु० ३३१०, १६ 
८२, चक्षबंध्नाति न धुतिम्‌-विक्रम० २८, शि० 
७1१० १४7. साहित्यशास्त्र में वणित ३३ व्यभि- 
चारीभावों में सन्तोष' की गिनती की गई हे --ज्ञाना- 
भीष्टागमाद्यस्तु संपूर्णस्पृहताधूति:, सौहित्यवचनोल्लास 
सहास प्रतिभादिकृत्‌-सा० द० १९८, १६८ 
8. यज्ञ । 


घुतिमत्‌ (वि०) [ घृति+ मतुप्‌ ] 1. पक्का, स्थिर, दृढ़, 


अडिग 2. संतुष्ट, प्रसन्न, प्रहृष्ट, तृप्त-रघु० 
१३1७७ । 
धृत्वन्‌ (पु०) | घृ--क्वनिप्‌ ] 1. विष्णु का विशेषण, 
2. ब्रह्मा की उपाधि 3. सद्गुण, नैतिकता 4. आकाश 
5. समुद्र 6. चतुर व्यक्ति ! 
धृष्‌ 1. (म्बा० पर० घर्षति, घषित) 1. एकत्र होना, 
संहत होता, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, 11 (म्वा० 
पर० चुरा० उभ० घर्षति, घर्षयति-ते) । नाराज 
करना, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 2. अपमानित 
करना, मर्यादा, से हीन व्यबहार करना 3. घावा 
बोलना, जीतना, पराभूत करना, विजय प्राप्त करना, 
नष्ट करना 4. आक्रमण करने का साहस करना, 
ललकारना, चुनौती देना 5. (किसी स्त्री के साथ) 
बलात्कार करना, सतीत्व हरण करना, 11 (स्वा० 
पर० घुष्णोति, घृष्ट) 1. दिलेर या साहसी होना 
2. विश्वस्त होना 3. घमंडी होना, उद्धत होना, 
4. ढीठ होवा, उतावला होना 5. साहस करना, निडर 
होना (तुमुन्नंत के साथ) 6. ललकारना, चुनौती 
देना--भट्रि० १४१०२ 7. (चुरा० आ०--घर्ष- 
यते) हमला करना, आक्रमण करना, बलात्कार करना। 
घृष्ट (वि०) [धृष्‌-क्त] 1. दिलेर, साहसी, विश्वस्त, 
2. ढीठ, अक्खड़, निलंज्ज, उच्छंखल, अविनीत 
--धुष्टः पाइबे वसति--हि० २।२६ 3. प्रगल्भ, 
दुःसाहसी 4. दुश्चरित्र, लुच्चा,--ष्टः विशवासघातक 
पति या प्रेमी-कृतागा अपि निःशद्धुस्तजितोषपि न 
लज्जितः, दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्‌ कथितो धृष्ट 
नायकः। सा० द० ७२। सम०- द्युम्नः द्रपद का 
पुत्र और द्रौपदी का भाई (धष्टयुम्न और उसका 
पिता द्रुपद दोनों महाभारत के युद्ध में पांडवों की 
ओर से लडे । धष्टदयुम्त ने कई दिन तक पांडवों की 
सेना के मुख्य सेनापतित्व का पद संभाला । जब 
द्रोण ने घोर संघर्ष के पश्चात्‌ द्रुपद को मार डाला, 
तो धृष्टय़ुम्न ने प्रतिज्ञा की कि में अपने पिता की 
मृत्यु का बदला लंगा। आखिर युद्ध के सोलहवें दिन 
प्रातः काल धृष्टयुम्न को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने 
का अवसर मिला जब कि उसने अन्यायपूर्वक द्रोण 
का सिर काट डाला, दे० द्रोण) उसके पश्चात्‌ एक 
दिन वह पाण्डवशिविर में सो रहा था कि अचानक 
अश्वत्थामा ने आ दबाया और मौत के घाट उतार 
दिया गया) । 
घुष्णज्‌ (वि०) [ धृष्‌ +नजिङ ] 1. साहसी, बिश्वस्त 
2. ढीठ, निं जज । 
धृष्णिः [घृष्‌ +-नि] प्रकाश की किरण । 
घृष्णु (वि०) [घृष्‌ +-क्नु] 1. दिलेर, विश्वस्त, साहसी, 
बहादुर, बलशाली (अच्छे अर्थ में) 2. निलंज्जं, ढीठ। 


( ५०२ ) 


थे (म्वा० पर० घयति, बींते-प्रेर० घापयति, इच्छा» | ` बहाया गया, साफ किया गया, पवित्र किया गया 
घित्सति) 1. चूसना, पीना, घूंट भरना, निगल जाना प्रश्ञालन किया गया-- कुल्यांम्भोभि: . पवनचपले 
(आलं० भी) अधादरसामथासोच्च रुधिरं वनवासि- शाखिनो धौतमूला:--श० १1१५, शिक्षा० ५८, कु० 
नाम्‌ भट्टिः १५२९, ६1१८, मनु० ४५९, याज्ञ० १।६,६।५७, रघु० १६।४९,१९।१० 2. चमकाया 
११४० 2. चूमना--वन्यो घयत्याननम्‌-गीत० १२ हुआ, उजला किया हुआ 3. उजला, सफ़ेद, चभक- 
3. चूस लेना, खींच लेना, ले लेना । दार, चमकीला, चमचमाता हुआ,-हरशिरश्चन्द्रिका- 

घेनः [घे+-नन्‌] 1. समुद्र 2. नद धौतहर्म्पा--मेघ० ७1४४, विकसहन्तांशुधौताधरम्‌-- 

घेनुः (स्त्री०} [घयति सुतान्‌, घीयते वत्सेर्वा--घे--न गोत० १२, -तम्‌ चाँदी, सम०- कटः मोटे कपडे 
इच्च तारा०] गाय, दुधार गराथ--घेनूं धीराः सूनृतां का थेला, -- कोषजम्‌, कोषेयम्‌ घुली हुई रेशम 
वाचमाहुः--उत्तर० ५३१ 2. किसी जाति की स्त्री | शिलम्‌ स्फटिक । 
(इस अर्थ में किसी भी पुरुरवाचक नाम के आगे लग | घोम्‌: [ घूः्र+ अण्‌ ] 1. भ्रापन 2 (विशेष रूप से 
कर उसै स्त्रीवाचक शब्द बना देता है यथा खड्गधेनुः तयार किया गया) मकान बनाने के लिए स्थान । 


वडवधेनुः आदि 3, पृथ्वी (कई बार समास के अन्त | धोरितकम्‌ [ धोरित-{-अण्‌'{- कन्‌ ] घोडे की दुल्की चाल । 
में लग कर इससे अल्पार्थवाची शब्द बनता हे, जैसे | घौरेय (वि०) (स्मी०--यी) [ धुरं वहति ढक्‌ ] बोझा 


असिषेनुः, खङ्गषेनुः) । | ले जाने के योग्य,-यः 1. बोझा ढोने का पशु 
बेनुक [घेनु+-कन्‌] एक राक्षस का नाम जिसको बलराम | 2. घोडा । 


ने मार गिराया था। सम०-- सुदनः बलराम का धौतंक्रम, घौतिकम, घौत्यम [ घर्तस्य भाव: कर्म वा-- 


विशेषण । धूर्त--वुव्य , ठञ्ञ्‌ ष्यडा, वा | जालसाजी, बेईमानी, 
घेनुका [धेनुक--टाप्‌] 1. हथिनी 2. दूध देने वाली गाय । बदमाशी । 
घेनुष्या [घेनु +यत्‌, सुकू] वह गाय जिसका दूध बंधक | ध्मा (म्वा० पर० घमति, ध्मात, प्रेर० ध्मापयति) 
रूप में सुरक्षित हो! 1. फूंक मारना, श्वास बाहर निकालना, निःश्वसन 
धेनुकम्‌ [घेनु+-ठक ] 1. गौओ का समूह 2. रतिबंध । (हवा के उपकरण की भांति) धौकना, फूंक मार 
घैयम्‌ [घीर+-प्यव्य | दृढता, टिकाऊपन, सामथ्यं, ठोसपन, | कर बजाना--शंखं दघ्मौ प्रतापवान्‌ भग० १। १२, १८ 
स्थिरता, स्थायिता, धीरज, साहस --वैर्थेमवष्टम्य रघु० ७1६३, 'भट्टि० ३।३४,१७।७ 3. आग को 
ऊपंच० १, विपदि घेर्यमू-भतु० २६३, इसी फूकना, फूंक मारकर आग को उद्दीप्त करना, 
प्रकार 'र्यवृत्ति' शिश ९५९ 2. शान्ति, स्वस्थता चिगारियाँ उठाना--को धमेच्छांतं च पावकम्‌ -- महा ० 
3. गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सहिष्णुता 4. अनम्यता 4. फूंक द्वारा निर्माण करना 5. फेंकना, फेक से 
5. हिम्मत, दिलेरी मेघ० ४० | उड़ाना, फेंक देना, आ--, 1. हवा भरना, फुलाना 
घेबतः [घीमत्‌ -अण्‌ पृषोऽ मस्य वत्वम्‌] भारतीय सरगम 2. फूंक मारना या हवा से भरना, (शंख आदि को) 
स्वरभ्राम के सात स्यरों में छठा स्वर । डप---, फूंक मारकर तेज करना, पंखा करना --नाग्नि 
शत्यम्‌ [धीवत्‌ +-ष्यञ्ग्‌] चतुराई १ मुखेनोपधमेत्‌---मनु० ४५३ निस्‌--, फूंक मारकर 
छोड: = इंडुभ । बाहर निकालना, प्र--, (शंख आदि) बजाना---शङ्कौ 
दोर्‌ (भ्वा० पर० घोरति) 1. जल्दी जाना, अच्छे कदम प्रदध्मतुः --भग० १1१४, बि --, बखेरना तितर वितर 
रखना, दौड़ना, दुलको चलना 2. कुशल होना ! करना, नष्ट करना 
आरणम्‌ [घोर्‌ +ल्युट्‌] । (घोड़ा, हाथी आदि) वाहन, | ध्माकारः [ ध्मा+-#--अण्‌ ] लुहार, लोहकार । 
सवारी 2. जल्दी जाना 3. घोडे की दुल्को चाल । | घ्मांक्षः अने० पा०=ध्वांक्षः। 
कोरणिः,-भी (स्त्री) [घोर्‌ ऽ-अनि, घोरणि-+डीप्‌ } | ध्मात (भू० क० कृ०) [ध्मा +क्त] 1. (वायुवाद्ययत्र 
1, अनवच्छिन्न श्रेणी या नैरन्तर्य-- यैर्माकन्दवने की भांति) बजाया हुआ, पंखा किया हुआ, भड़काया 
मनोज्ञपदने सद्य: स्खलन्माघुरीघाराघोरणिवौतघाममि हुआ 2. हवा भरा हुआ, फूला हुआ, फुलाया हुआ । 
धरावीशत्वमालम्ब्यते, तेषां नित्यविनोदिनां सुकृतिनां | ध्यात (वि०) [ ध्यै--क्त | सोचा हुआ, विचार किया 
माध्वीकपानां पुनः कालः कि न करोति केतकि यतस्त्वं हुआ, दे० 'ध्ये'। 


चापि केलिस्थलो--उ:द्कट, परम्परा । ध्यानम्‌ [ ध्य--ल्युट | 1. मनन, विम, विचार, चिन्तन 
घोरितम्‌ [ घोर्‌ ञ-क्त ] 1. क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना ज्ञानाद्‌ ध्यानं विझिष्यते--भग० १२।१२, मनु० १) 
प्रहार करना, 2. गमन, गति 3. घोड़े की दुल्की चाल । | १२, ६।७२ 2. विशेष रूप से सूक्षमचितन, घाभिक 
शत (भू० क? कृ०) [धाव्‌ क्त ] 1. धोया हुआ, ममन--तर्दव घ्यानादवगतोऽस्मि--श० ७, रघु० १। 


( ५०३ ) 


७३ 3. दिव्य अन्तर्ज्ञात या अन्तविवेक 4. किसी 
देवता की व्यक्तिगत उपाधियों का मानसिक चिम्तन- 
इति ध्यानम्‌ । सम०--गम्य (वि०) केवल मनन 
द्वारा प्राप्य,- तत्पर,--निष्ठ पर (वि०) विचारों 
में खोया हुआ, मनन में लीन, चिन्तनशोल,_ स्थ 
(वि०) ममन में लोन, विचारों में खोया हुआ । 

ध्यानिक (वि०) [ ध्यानन-ठक्‌ ] सूक्ष्म मनन और पवित्र 
चितन के द्वारा अनुसंहित या प्राप्त । 


श्याम (वि०) | ध्य-+मक्‌ ] अस्वच्छ, मेला, काखा, । 


मलिन - भट्टि ८७१,- मम्‌ एक प्रकार का घास । 

ब्यान (पं) [ध्ये+भनिन्‌ ] माप, प्रकाश (नपुं०) 
मनन (“्यामन्‌' कम शुद्ध) । 

इसे (भ्वा० पर घ्यायति, घ्यात, इच्छा० दिध्यासति, 
कर्मवा० घ्यायते) सोचना, मनन करना, विचार 
करना, चितन करना, विचार विमर्श करना, कल्पना 
करना, याद करका--ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषप- 
जायते-- भग० २।६३, न ध्यातं पदमीश्वरस्य---भर्ते ० 
३६६१, पितृन्‌ ध्यायन्‌ -- मनु० ३।२२४, ध्यायन्ति 
चान्यं धिया--पंच० ११३६, मेघ० ३, मनु० ५४७, 
९२१, अनु --, 1. सोचना, ध्यान लगाना 2. याद 
करना 3. मंगलकामता करना, आशीर्वाद देना, 
अनुग्रह करना, रघु० १४६०, १७1३६, अप--, बुरा 
सोचता, मन से शाप देना, अभि-, 1. कामना 
करना, इच्छा करना, लालच करना---याज्ञ० ३1१३४ 
2. सोचना अव--., अवहेलना करना, निस्‌ - सोचना, 
मनन करना, बि, 1. सोचना, मनन करना, याद 
करना---भट्रिञ .१४।६५ 2. गहन मनन करना, 
टकटकी लगाकर देखना--अंगुलीयकं निष्यायन्ती - 
मालवि० १, शि० ८।६९,१२।४, कि० १०।४६। 

श्राडिः [ प्राइ+-इन्‌ | फूल चुनना । 

ध्रुव (वि०) [ घुलक ] (क) स्थिर, दृढ, अचल, 
स्थावर, स्थायी, अटल, अपरिवर्तनीय --इति धुवेच्छा- 
मनुशासती सुताम्‌ कु० ५५, (ख) शाश्वत, सदैव 
रहने वाला, नित्य - ध्रुवेण भर्व्ता--कु० ७८५, मनु० 
७1२०८ 2. स्थिर (ज्योतिष में) 3. निश्चित, 
अचूक, अनिवार्य - जातस्य हि धुषों मृत्युर्भुव॑ जन्म 
मृतस्य च -- भग० २।२७ यो धुवाणि परित्यज्य 
अध्युवाणि निषेवते--चाण० ६३ 4. मेघावी, घारण- 
शील--जैसा कि “धुवा स्मृति में 5. मजबूत, स्थिर, 
(दिन की भांति) निश्चित, --बः 1. ध्रुव तारा, रघु० 
१७।३५, १८३४, कु० ७८५ 2. किसी बड़े वृत्त के 
दोनों सिरे 3. नाक्षत्र राशिचक्र के आरंभ से ग्रह की 
दूरी, घुवीय देशांतर रेखा 4. बटवृक्ष 5. स्थाणू, 
खूंटा 6. (कटे हुए वृक्ष का) तना 7. गीत का आरं 
भिक पाद, टेक (समवेत गान की भांति दोहराया 


गया दे० गीत०) 8. समय, काल, युग. 9. ब्रह्मा" का 
विशेषण, 10. विष्णु और 11. शिव की उपाधि 
22. उत्तानपाद के पुत्र और मनु के पोत्र का नाम [ध्रुव 
उत्तर दिशा में स्थित एक तारा है, परन्तु पुराणों में 
उत्तानपाद के पुत्र के रूप में इसका वर्णन उपलब्ध हें । 
सामान्य मत्यं का धुव तारे के उच्च पद को प्राप्त 
करने का वर्णन इस प्रकार हँ--उत्तानपाद के सुरुचि 
और सुनोति नाम की दो पत्नियां थीं, सुरुचि के पुत्र 
का नाम उत्तम था, तथा धुव का जन्म सुनीति से 
हुआ थां। एक दिन ध्रुव ने अपने बड़े भाई उत्तम 


की भांति पिता की गोद में बैठना चाहा, परन्तु उसे 


राजा और सुरुचि दोनों ने दुत्कार दिया । 1. धुव 
सुबकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया, . 
उसने बच्चे को सांत्वना दी और समझाया, कि संपति 
और सम्मान कठोर परिश्रम के बिना नहीं मिलते । 
इन बचनों को सुन कर धुव ने अपने पिता के घर 
को छोड़कर जंगल की राह ली ।. यद्यपि वह अभी 
बच्चाही था, तो भी उसने घोर तपस्या की जिसके फल- 
स्वरूप विष्णु ने उसको -ध्रुब तारे का पद प्रदात 
किया),--वम्‌ 1. आकाश, अन्तरिक्ष 2. स्वगं, 
1. (लकड़ी का बना) यज्ञ का श्रुवा 2. साध्वी स्त्री, 
--वैम्‌ (अव्य०) अवश्य, निश्चित रूप से, यकीनन 
--रघु० ८४९, श० १।१८। सम०-अक्षरः विष्णु 
की उपाधि,--आबतंः सिर पर रक्खे मुकुट का वह 
स्थान जहां से बाल चमकते हैं,--तारकम्‌,-तारा 
ध्रुव तारा । 


ध्रुवकः [ धृव +-कन्‌ ] 1. गीत का आरम्भिक पद (जो 


समवेत गान की भांति दोहराया जाय, टेक 2. तना, 
भृत 3. स्थूणा । 


ध्रौव्यम्‌ [ ध्रुव? घ्यका ] 1. स्थिरता, दृढ़ता, स्थावरता 


2. अवघि 3. निश्चय । . 


ध्बस्‌ (स्वा० आ० ध्वंसते, ध्वस्त) 1. नीचे गिरना, गिर 


कर टुकड़े २ होना, चूर २ हो जाना-भट्टि० १५ 
९३, १४।५५ 2. गिरना, डूबना, हताश होना -- मा० 
९।४४ 3. नष्ट होना, बर्बाद होना 4. ग्रस्त होना 
--मुद्रा ० ३८, प्रेर०-नष्ट करना, प्र--, नष्ट होना, 
मिट जाना, वि-, 1.“गिरकर टुकड़ २ होना 2. तितर- 
वितर हो जाना, बिखर जाना 3. नष्ट होना, मिट 
जाना बर्बाद होना । 


ध्वंसः, ष्बंसनम्‌ [ ध्वंस्‌ +-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. नीचे गिर 


जाना, डूबना, गिर कर टुकड़े २ हो जाना 2. हानि, 
नाझ, बर्बादी,--सौ सूर्य को किरण में धूलिकण । 


ध्यंसिः [ घ्वस्‌--इन्‌ ] मुहृतँ का शतांश ।. 
ध्वज: [ ध्वज्‌+-अच्‌ ] 1. ध्वज, झण्डा, पताका, वैजयन्ती, 


रघु० ७।४०, १७।३२, पंच० १।२६ 2. पूज्य या 


(५०४ ) 


प्रमुख व्यक्ति, झंडा या भूषण (समास के अन्त में) 
जेसा कि कुलघ्वज: (कुल का भूषण या पूज्य 
व्यक्ति) में 3. वह बांस जिसमें झण्डा लहराता है, 
4. चिल्ल, निशान, लक्षण, प्रतीक--वृषभ,” मकर? 
आदि 5. देवता की उपाधि 6. पथिकाश्रम का चिह्न 
7. व्ययसाय का चिह्वे-व्यवसाय लक्षण 8. जननेन्द्रिय 
( किसी जानवर की, चाहे नर हो या मादा ) 
9. कलाल 10. किसी वस्तु से पूर्व की ओर स्थित धर 
11. घमंड 12. पाखंड, (ध्वजोकू झंडा लहराना, 
आलं० बहाने के रूप में प्रयुक्त करना) । सम० 
~¬ अंशुकम्‌ --पटः, पटम्‌ झंडा--रघु० १२1८५, 
आहृत (वि०) युद्धभूमि में पकड़े हुए,--गृहम्‌ वह 
कमरा जहाँ झंडे रक्खे जाते है,--द्रुमः ताड का वृक्ष, 
-"प्रह्रण: वायु, हवा,-यन्त्रन्‌ झंडा खडा करने की 
कूटयुक्ति,-यष्टिः (स्त्रीश) झंडे का डंडा या बांस 
मनु० ९२८५ । 

ध्वजबत्‌ (वि०) [.ध्वज--मतुप्‌--मस्य वः] 1. झंडों से 
सजा हुआ 2. चिल्ल से युक्त 3. अपराधी के लक्षण से 
युक्त, दागी,-- (पुं०) 1. झंडा-बाहक 2. मद्य विक्रेता, 
कलाल | 

ध्वजिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ घ्वज:-इनि ] 1. झण्डा- 
बरदार, झण्डा ले जाने वाला 2. चिह्लुषारी 3. सुरा- 
पात्र के चिल्ल बाला-मनु० ११९३, (पुं०) 1. पताका 
वाहक 2. कलाल, मद्य विक्रेता-याज्ञ ० १।१४१ 
3. गाड़ी, शकट, रथ 4. पहाड़ 5. साँप 6. मोर 
7. घोड़ा 8. ब्राह्मण,--नी सेना--रघु० ७।४०, .शि० 
१२।६६, कि० १३।९। 

घ्वजीकरणम्‌ [ घ्वज+-च्चि+-कृ+-ल्युट्‌ ] 1. झंडोत्तोलन, 
झंडे को फहराना 2. दावा स्थापित करना, किसी बात 
को हेतु बनाने वाला । 


घ्वन्‌ (स्वा० पर० --ध्वनति, ध्वनित) शब्द करना, ध्वनि 


पैदा करना, गुनगुनाना, भिनभिनाना, गूजना, प्रति- 
ध्वनि करना, गरजना, दहाइना--विभिद्यमाना इव 
दव्वनुदिशः--कि० १४।४६, अयं घोरं घोर व्वनति 
नवनीलो जलघर:--भामि० १1६०, कपिदेध्वान मेध- 
वत्‌--भट्रि ९५, १४1३, घ्वनति मधुपसमूहे श्रवण- 
मयिदधाति-गीत० ५, प्रेर०-ध्वनयति, शब्द करवाना, 
(घंटी को भांति) बजवाना, परन्तु 'ध्वानयति' अस्पष्ट 
उच्चारण करवाना । 


ध्नः | घ्वन्‌--अप्‌ ] 1. शब्द, स्वर 2. भिनभिनाना, 
सुनबुनाना । ह 

घ्यननम्‌ [घ्वन्‌ | ल्यट्‌ ] 1. ध्वनि निकालना 2. संकेत 
करना, सुझाव देना, या (अर्थ) लगाना -3. (सा० 
शा० में) व्यंजना शक्ति, शब्द या वाक्य की वह 
शक्ति जिसके कारण यह मुख्यार्थं से भिन्न किसी 
और ही अर्थ को प्रकट करे, सुझाव-शक्ति--सु० 
'अंजन' भी । 

ध्वनि: [ घ्जन्‌+-इ | 1. शब्द, प्रतिघ्वनि, कोलाहल या 
शोर-मुदद्भूघीर घ्बनिमन्वगच्छत्‌-रघु० १६१३, 
२।७२, उत्तर! ६१७ 2. लय, तान, स्वर शि० 
६१४८ ॐ. वाद्ययंत्र की ध्वनि -रघु० ९॥७१| 4. बादल 
मरज या गड्गडाहट 5. केवल रिक्तध्यनि 6. शब्द 
7. (सा० शा० में) काब्य के तीन मुख्य भेदों में से 
सर्वोत्तम काब्य जिसमें कि संदर्भ का ध्वन्यर्थ, अभिहित 
अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक हो, या जहाँ 
मुख्यार्थं, ध्वन्यर्थं के अधीन हो --इदमुत्तममतिशफिनि 
व्यंग्ये वाच्य़ाद्ध्बनिर्बुधः कथित:--काव्य० १, (रश- 
गंसाघर में ध्वनि के पाँच भेद बताये गये हैं, दे० 
ध्वनि के नीचे) । सम० - ग्रहः 1. काम 2. श्रमण, 
मा. श्रुति 3. श्रवणन्द्रिय,--नाह्ा 1. एक प्रकार का 
बिगुल 2. बांसुरी 3. मुरली, वंसी,--विकारः भम या 
शोक के कारण वाणी का विकार, दे० काकु । 

ध्वनित (न्‌ भु० क० कु०) [ ध्यन्‌--ब्ल ] 1. निमादित 
2. निहित, घ्बनित, संकेतित,--तम्‌ 1. शब्द 2. बादल 
की गरज या गड्गडाहट- कि० ५।१२ । 

ध्बस्तिः (स्त्री०) [ध्बंख्‌ -}-क्तिन्‌ ] नाश, बर्बादी । 

च्वांकः [ घ्वक्षू--अच्‌ 11. कौजा -- (कभी-कभी 'तिरस्कार' 
प्रकट करने के लिए समास के अन्त में प्रयुक्त किया 
जाता है--उदा० टीचध्वांक्षः) 2. भिक्षुक 3. ढौठ 
व्यक्ति 4. मुर्गाबी, सारस । सम०--अरातिः उल्लू, 

-ण्पुष्ट: कोयल । 


ध्वानः [ घ्वन्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. शब्द 2. गुनगुनाना, भिन- 


भिनाना, बुड्बुड़ाना । 

ध्वाम्तम्‌ [ घ्वन्‌+-क्त ] अंधकार--ध्वान्तं नीलनिचोलचारु 
सुदृशां प्रत्यङ्गमालिङ्गति--गीत० ११, नै» १९।४२, 
शि० ४।६२। सम०-उन्मेषः,—वित्तः जुगनू, श्ञात्रबः 
1. सूर्य 2. चाँद 3. आग 4. श्वेतवणे । 

ध्य्‌ (म्वा० पर०--ध्वरति) 1. झुकाना 2. हत्या करना । 


( ५०५ ) 


न (वि०) [नह (नश्‌) --ड] 1. पतला, फाल्तू 2. खाली, 


रिक्त 3. वही, समरूप 4. अविभक्त, --न: 1. मोती, 
2. गणेश का नाम, 3. दौलत, सम्पन्नता 4. मंडल, 
5. युद्ध--(अव्य०) (क) निषेधात्मक अव्यय, 'नहीं' 
न तो' 'न' का समानार्थक, लोटू लकार में प्रति- 
बेधात्मक न होकर, आज्ञा, प्राथना या कामना के 
लिए प्रयुक्त, (ख) विधिलिड की क्रिया के साथ 
प्रयुक्त किये जाने पर कई बार इसका अर्थ होता है 
-+ऐसा न हो कि' इस डर से कि कहीं ऐसा न हो' 
-क्षेत्रियर्वाय ते शस्त्रं नार्तशब्दो भवेदिति--रामा० 
(ग) तर्कपूर्ण लेखों में 'न' शब्द 'इतिचेत्‌' के पश्चात्‌ 
रक्ता जाता हे और इसंका अर्थ होता है 'ऐसा नहीं' 
(घ) जब भिन्न-भिन्न वाक्यों मे या एक ही वाक्य के 
क्रमबद्ध वाक्यखण्डों में निषेघक की पुनरावृत्ति करनी 
होती हे तो केवल 'न' की आवृत्ति की जा सकती हैं, 
अथवा उत, च, अपि, चापि और वा आदि अव्ययों 
के साथ 'न' को रक्खा जा सकता हैं --नाधीयीताइव- 
मारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌, न नावं न खरं नोष्ट 
नेरिणस्थो न यानग:। मनु० ४1१२०, प्रबिशंन्त न मां 
कर्चिदपश्यन्नाप्यवारयत्‌--महा ०, मनु० २1१९५, 
३८, ९, ४१५, श० ६ १७, कई बार 'न' द्वितीय 
तथा अन्य वाक्यखंडों में न रक्खा जाकर केवल च, 
बा, अपिवा से स्थानापत्ति करता है --संपदि यस्य न 
हर्षो विपदि बिषादी रणे च घीरत्वम्‌-हि० १।३३, 
(ङ) किसी उक्ति पर बल देने के लिए बहुधा 'न” 
को एक और 'न' के साथ अथबा किसी अन्य निषेधा- 
त्मक अव्यय के साथ जोड दिया जाता है--प्रत्युवाच 
तमृषिने तत्त्वतस्त्वां न वेद्मि पुरुषं पुरातनम्‌---रघु० 
११।८५, न च न परिचितो न चाप्यगम्य:--मालबि० 
१।११, न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति--श० १, 
नादंड्यो नाम राज्ञोऽस्ति --मनु० ८1३३५, मेघ० 
६३, १०६, नासौ, न काम्यो न च वेद सम्यग्‌ द्रष्टु 
न सा---रघु० ६।३०, शि० १।५५, विक्रम» २1१०, 
(च) कुछ शब्दों में नञ्ञा तत्पुरुष के आरम्भ में 'न' 
को ऐसा का ऐसा ही रख लिया जाता है--यथा 
नाक, नासत्य, नकुल, आदि--पा० ६।३।७५, (छ) 
'न' को बहुधा दूसरे अव्ययों के साथ भी जोड़ दिया 
जाता है -नच, नवा, नेव, नतु, नचेत्‌, नखलू आदि ! 
सम०--असत्यो (पुं. द्वि ब०) अश्विनी कुमार, 
देवों के वैद्ययुगल,--एक (वि०) 'एक नहीं” अर्थात्‌ 
एक से अधिक, कुछ, कई, “आत्मन्‌ (वि०) विविध 
भांति का विभिन्न प्रकृति का, “चर (वि०) 'न रहने 
वाला' यूथचारी, संघातवासी, समाज में रहने वाला, 
सामाजिक “भेद, रूप (वि०) विविध प्रकार का, 


६४ 


न्‌ 


नाना प्रकार के रूपों का “इस्‌ (अव्य०) बार २, 
बहुधा,--किचन (वि०) अत्यंत गरीब, भिखारी के 
समान। 


सकुटम्‌ [कुठ्‌+-क, न शब्देन समासः] नाक, नासिका । 
नकुलः [नास्ति कुलं यस्य, नञ्गो न लोपः प्रकृतिभावात्‌] 


नेवला, आखेटी नकुल--यृदयं नकुलद्वेषी सकुलद्वेषी 
पुनः पिशुन:--वास० 2. चौथा पाण्डव राजकुमार 
--अहं तस्य अतिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दर्शने- 
नोत्युका जाता-_बेणी०'२, (यहाँ नकुल का प्रथम 
अर्थ हँ, परन्तु दुर्योधन ने दूसरा अर्थ ग्रहण किया) । ` 


नक्तम्‌ [नञ्ग्‌ +क्त] 1. रात 2. केवल रात्रि के समय खाना, 


एक प्रकार का घामिक ब्रत या तपश्‍चर्या । सम० 
अन्ध (वि०). रात्र्यंध, जिसे रात में दिखाई नहीं. 
देता,-चर्या रात को घूमना,--चारिन्‌ (१०) 
1. उल्लू 2. विलाव 3. चोर 4. राक्षस, पिशाच, भूत 
प्रेत,--भोजनम्‌ रात का भोजन, ब्यालू,--मालः एक 
वृक्ष का नाम--रघु० ५।४२,--मुक्षा संध्या, साय- 
काल,--ब्रतम्‌ 1. दिन भर ब्रत रखना तथा रात को 
भोजन करना 2. कोई भी साधना या घामिकब्रत जो 
रात में किया जाय । 


नक्तम्‌ (अव्य०) रात के समय, रात को--गच्छन्तीनां 


= 


रमणवसति योषितां तत्र नक्तम्‌--मेष० ३७, मनु० 
६1१९ | सम०--चरः रात को घूमने वाला प्राणी 
2. चोर,--चारिन्‌ (१०) ==नक्तचारिन्‌,-दिभम्‌ रात 
दिन,--दिनम्‌--दिबम्‌ (अत्य०) रात और दिन । 


नक्तकः [नक्त +-क+-क] गंदा, मैला फटा पुराना कपडा 


नकः [न क्रामतीति न+क्रम्‌ +ड, नञ्ञो न लोपः | 
घड्याळ, मगरमच्छ, नक्र: स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि 
कर्षेति--पंच० ३।४६ रष० ७३०, १६।५५,-- कम्‌ 
1. दरवाजे की चौखट की ऊपर की लकड़ी 2. नाक, 
--क्ा 1. नाक, 2. मनिखयों या भिडों का छत्ता । 


नक्षत्रम्‌ [ नक्ष्‌ {अत्रन्‌ ] 1. तारा 2. तारक पुंज, चन्द्रपथ 


में तारावली, नक्षत्र---नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि--रघु० 
६२२ । सम०-ईशः,--ईइवरः,-नाथः,-- पः, 
--पतिः -राजः चन्द्रमा,-रघु० ६।६६,--खक्कम्‌ 
1. स्थिर तारा-मंडल 2. नक्षत्रों का समूह,--दहोः 
ज्योतिविद्‌, ज्योतिषी,--नेमिः 1. चन्द्रमा 2. ध्रुवतारा 
3. विष्णु की उपाधि (मिः--स्त्री०) अन्तिम नक्षत्र, 
खेती,--पथः आकाश जिसमें तारे खिले हों,-पाठकः 
ज्योतिषी, भारा 1. तारापुंज 2. २७ मोतियों की 
माला 3. चन्द्रपथ में तारामंडल 4. हाथियों के कण्ठ 
का आभूषण-अनङ्कवारण हिरोनक्षत्रमालायमानेन 
मेखलादाम्ना - का० ११,--योः चन्द्रमा का नक्षत्रों 
से मिलन,--वत्मंन्‌ (पुं०) आकारा,--बिद्या गणित, 


( ५०६ ) 


ज्योतिष- -दृष्टि; (स्त्री०) टूटने वाले तारे,--सूचकः 
अयोग्ये ज्योतिषी--तिथ्युत्पत्ति न जानन्ति ग्रहाणां 
नैव साधनम्‌, परवाक्येन वर्तते ते वै नक्षत्रसूचकाः । 


या--अविदित्त्रवं यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते, स | 
बराह्‌० 


पंक्ति-दूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः, 
२।१७, १८। 

नक्षन्‌ (१०) [ नक्षत्रन-इनि ] 1. चन्द्रमा 2. विष्णु 
का विशेषण । ६ 

नल्वः, नखम्‌ [ नह --ख, हकारस्यलोपः ] हाथ या पैर की 
अंगुली का नाखून, पंजा, नखर--नखानां पाण्डित्यं 
प्रकटयतु कस्मिन्पृगपति:--भामि० १।२, ३१, १२। 
१२ 2. बीस की संख्या,--खः भाग, अंश। सम० 
“अडूः खरोंच, नखचिह्व-भामि० २।३२,--आधांतः 
खरोंच, नख द्वारा किया गया घाव--मा० ५।२३, 
आयुधः 1. व्याघ्र 2. सिंह 3. मुर्गा,--आशिन्‌ 
(पुं) उल्लू,--कुट्टः नाई, जाहम्‌ नाखून की जड़ 
दारणः बाज, शयन (णम्‌) नहरनी, नाखून काटने 
की कँची---निकन्तनम्‌,--रजनी नाखून काटने की 
कैंची, नहरता,--पदम्‌,--अण: नखचि हृ, खरोंच, नख- 
पदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाम्रबिन्दून्‌-येघ० ३५,--मुचः धनुष 
--लेखा 1. नखचिलह्व, 2. नाखून रंगना,-- विष्किरः 
(अपने पंजों से फाइन वाला) सिकारी पक्षी,--शञङ्कः 
छोटा शंख । 

नखम्पच (वि०) [ नख +-पच्‌+-खश्‌, मुम्‌ ] नाखून शुल- 
साने वाला, शि० ९८५ । 

नखरः,-रम्‌ | नख--रा--क ] अंगुली का नाखून, पंजा, 
नख | सम० - आयुधः 1. व्याघ्र 2. सिंह 3. मुर्गा 
--आह्ृः करवीर । 

सखानखि (अभ्य०) [ नखैश्च तखेइच प्रहृत्य परवृत्तं युद्धम्‌, 
ब० स० | परस्पर नखाघात द्वारा होने वाला युद्ध, 
नाखूनों की लड़ाई । 

नाखिन्‌ (विश) [ नख--इनि ] 1. बड़े 2. नाखूनों वाला, 

तेज पंजों वाला 2. कंटीला, काँटेदार (पुं०) व्याघ्र 

या शेर जैसा नखधारी जन्तु । 

[न गच्छति-न-+-गम्‌+-ड ] 1. पहाइ--कु० १। 

१७, ७२ शि० ६।७९ 2. वृक्ष 3. पौधा 4. सूर्य 

5. साँप 6. सात की संख्या । सम०--अटनः बंदर 

-—-भविपः,-अधिराजः,-इन्द्रः 1. (पहाड़ों का 

स्वामी) हिमालय परवत 2. सुमेरु पर्वत,--अरिः इन्द्र 

का विशेषण,--उच्छायः पहा की ऊँचाई,--ओकस्‌ 

(पुं) 1. पक्षी 2. कौवा 3. सिह 4. शरभ नाम का 

काल्पनिक पक्षी,-ज (वि०) पहाड़ पर उत्पन्न, पहाड़ी 

= भट्टि० १०।९, (जः) हाथी, जा,-नन्बिनी पावेती 

का विशेषण,-पतिः 1. हिमालयप हाड 2. (बनस्पतियों 

का स्वामी) चन्द्रमा,--भिद्‌ (पुं) 1. कुल्हाड़ा 


नशः 


ह| 


2. इन्द्र का विशेषण,- मूर्धन्‌ (पुं ) पहाड़ की चोटी - 
रन्ध्रकरः कातिकेय्‌ का विशेषण--रघु० ९।२। , 

नगरम्‌ [ नय इव प्रासादाः सन्त्यत्र ब्रा० र ] कस्या, शहर 
(विप० ग्राम) --नगरगमनाय मर्ति न करोति--श० 
२ 1. सम०--अधिकृतः,- अधिपः,--अध्यक्षः नगर 
का मुख्य दण्डनायक, मुख्य आंरक्षाधिकारी 2. नगर. 
पाल, नगर का अघीक्षक,--उपान्सः उपनगर, नगर के 
आसपास की आबादी,--ओकस्‌ (पुं०) नागरिक, 
काकः 'शहरुआ'कौवा' एक तिरस्कारयुक्त उक्ति 
--धातः हाथी, जनः 1. नगर के लोग, नागर 
2. नागरिक,--प्रदक्षिण जलूंस में मूति को नगर के 
चारों ओर धुमाना,--ध्रान्तः उपनगर, -- मार्ग: प्रधान 
सड़क, राजपथ,--रक्षा नगर का अधीक्षण या शासन, 
~ स्थः नगरवासी, नागरिक । 

नगरी [ नगर | डीप ]==नगर, | सम०--काकः सारस, 
--बकः कौवा । 

नग्न (वि०) [नज्‌--क्त, तस्य नः] नंगा, विवस्त्र, वस्त्र- 
हीन--न नग्नः स्तानमाचरेत्‌--मनु० ४४५, नंग्त- 
क्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति-चाण० ११० 
2. बिना जोता हुआ, बिना बसा, सुनसान --ग्नः 
1. नंगा भिक्षु 2. क्षपणक 3. पाखंडी 4. सेना के साथ 
रहने वाला भाट, घूमता हुआ भाट--उता 1. नंगी ० 
निलंज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2. रजस्वला 
होने के पूर्व की आयु वाली लड़की, दस बारह वर्ष 
की आयु से कम की (अर्थात्‌ जो इधर उधर नंगी 
आ जा सके) । सम० अटः,--अटक: 1. जो इंघर 
उधर नंगा घूम सके 2. विशेष रूप से (दिगंबर 
संप्रदाय का) जन या बौद्ध भिक्षु। 

नग्नक (वि०) ( स्त्री-ग्निका ) | नग्नञ-कन्‌ ] नंगा, 
विवस्त्र,--कः 1. नंगा भिक्षु 2. दिगंबर सम्प्रदाय 
का) जॅन या बौद्ध भिक्षु 3. भाट। 

नर्तका, नरिनिका [नग्नक-!-टापू, पक्षे इत्वम्‌] 1. नंगी, 
निर्लज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2. रजोघर्म 
होने से पूवं की अवस्था की लड़की । 

नग्नंकरणम्‌ [अनग्नः नग्नः क्रियते नग्न--च्वि-- कु- 
नै-रुयु, मुम्‌] नंगा करना । 

सरल भविष्णु-भावुक ( विण 
उकजा | नंगा होने वाला । 

नंगः [न नति गच्छति न+-गम्‌ +ड] प्रेमी, जार। 

नचिकेतस्‌ (पुं) अग्नि का विशेषण ¦ 

नचिर (वि०) [न चिरम्‌, न शब्देन समासः] देश अचिर, 
भग० ५1६, १२।७। 

नेका, (अव्य०) निषेषात्मक अव्यय 'न' के लिए पारि- 
भाषिक शब्द । 

नट ¡ (म्वा$ पर० नटति-.-“कोट पहुंचाने! के अथं में 


) [ नम्न+-भू = इष्णुच्‌, 


( ५०७ ) 


श्र के पश्चात्‌ 'न' को 'ण' हो जाता है) 1. नाचना, 
यदि मनसा नटनीयम्‌--गीत० ४ 2. अभिनय करना 
3. (धोखे से चालाको से) क्षति पहुंचाना, प्रेर०-- 
नाटयति-ते 1. अभिनय करना, हाव भाव व्यक्त 
करना, (नाटकों में) नाटक के रूप में वर्णन करना, 
शरसंधान नाटयति--श० १ 2. अनुकरण करना, 
नकल करना--स्फटिककटकभूमिर्नाटयत्येष शैल:... 
अधिगतघवलिम्न: शूलपाणेरभिख्यामू--श० ४६५, 
(विशे० “नचानाः अर्थ को प्रकट करने के लिए 'नट्‌' 
घातु का नट्यति' रूप बनता है--भतृ० ३१२६), 
1 (चुरा० उभ० नाटयति-ते 1. गिर पड़ना, गिरना 
2. चमकना 3. क्षति पहुंचाना । 

नटः निट्--अच्‌] 1. नाचने. वाला-ननटा न बिटान 
गायकाः--भर्तृ० ३३२७ 2. अभिनेता--कुवेन्नयं प्रहस- 
नस्य नट: कृतोऽसि-भर्तृ० ३३१२६, ११२, 3. पतित 
क्षत्रिय का पुत्र 4. अशोक वृक्ष 5. एक प्रकार का 
नर कुल | सम०--अंतिका लज्जा, हो,--ईव्वरः 
शिव का विशेषण--चर्या नाटक के पात्र का अभि- 
नय, --भूषणः,--भंडनम्‌ हरताल- रंगः नाट्य रंग- 
मंच,--यरः प्रधान नट? सूत्रधार--संज्ञकम्‌ हरताल 
(क:) अभिनेता, नट । 

नटनम्‌ [तट-+-ल्युट | 1. नाचना, नाच 2. अभिनय करना, 
हावभाव प्रकट करना, नाटकीय चित्रण । 

सटी [नट+-डीप्‌] 1. अभिनेत्री 2. मुख्य नटी (सूत्रघार 
की पत्नी) 3. वेशया, रंडी। सम०--सुतः नर्तकी 
का पुत्र । 

नट्या [नट्‌ +-य+-टाप्‌] अभिनेताओं की मंडली ! 

नडः,-डम्‌ [नल्‌ +-अच्‌, लस्य डत्वम्‌] नरकुल का एक 
भेद सम०--अगारम्‌,-आगयारw्‌ नरकुलों का 
बना झोंपड़ा-प्राय (वि०) जहाँ नरकुल बहुत 
होते हों--बनम्‌ नरकुलों का जंगल--संहतिः (स्त्री०) 
नरकुलों का संग्रह । 

मड (वि०) (स्त्री०-शी) [नड+-श] सरकंडों से ढका 
आ । 

नडिनो [नड +इनि+-डीष्‌] 1 सरकंडों का ढेर 1. सर- 
कंडों का बना हुआ मूढ़ा या शय्या, वह नदी जहाँ 
सरकंडों के पौधे बहुतायत से हों । 

नडिल, (वि०), नड्वत्‌ (वि०) (स्त्री०-ती) [नड-- 
इलच्‌, ड्वतुप्‌ वा] सरकंडे जहाँ पर बहुतायत से हों, 
या जो सरकडों से ढका हुआ हो, सरकंडों से युक्‍त 
स्थान । 

नड्या [नड्‌+-य+-टाप्‌] सरकंडों का ढेर । 

नड्बल (वि०) [नड--ड्वकच्‌] सरकंडों से व्याप्त-लम्‌ 
सरकडों का ढेर या शय्या, यो नड्वलानीव गजः 
परेषां बलान्यमुद्नान्तलिनामवकत्राः--रघु० १८1५ 


नत (भून्क०कु०) [नम्‌-क्त] झुका sp 0 204 ने 
वाला, रुझान वाला 2. डूबा हुआ, अवसन्न 3.-कुटिल, 
टेढ़ा--तम्‌ याम्योत्तर रेखा (मध्यं दिन रेखा) से 
किसी ग्रह की दूरी! सम०--अंशः शिरोबिदु की 
दूरी-अंग ( वि० ) 1. शुके हुए शरीर वाला 
2. झुकने वाला 3. प्रणत (गी) 1. झुके हुए अंगों 
वाली स्त्री 2. स्त्री--नासिक (वि०) चपटी नाक 
वाला,--ञ्ूः टेढ़ी भौहों वाली स्त्री । 

नतिः (स्त्रीश) [ नम्‌+-क्तिन्‌ ] 1. झुकाव, झुकंना, 
प्रणमन 2. वक्रता, कुटिलता 3, अभिवादन करने के 
लिए शरीर का झुकाना, प्रणति, शालीनता 4. (ज्यो० 
में) भोगांश में स्थानश्रंश । 

नद्‌ (म्वा० पर० नदति, नदिन) 1. शब्द करना, कलकल 
ध्वनि करना, (बादल की भांति) गरजना--वाम- 
इचाय॑ नदति मधुरं चातकस्ते सगंघः--मेध० ९, 
नदत्याकाशगंगायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे--रघु० १।७८, 
शि० ५।६१, भट्टि० २।४ 2. बोलना, चिल्लाना, 
पुकारमा, दहाड़ना (प्राय: शब्द, स्वन नाद कमं के 
साथ) ननाद बलवन्नादं, शब्दं घोरतरं नदन्ति--महा० 
3. थरथराता-प्रेर० नादयति-ते 1. कोलाहल से. 
भर देना, कोलाहलमय करना 2. शब्द करवान।, 
उद्‌--दहाडना, जोर से पुकारना, (बेळ की भांति) 
रांभना, कु० १५६, नि--, शब्द करना, चिल्लाना- 
रघु० ५।७५, झञालवि० ५1१०, भट्टि० ६११७, प्र 
(प्रणदति) ध्वनि करना, गूंजना, प्रतिध्वनि करना 
-- क्रव्यादाः प्राणदत्‌ ` घोराः महा० शिवाः प्रणदंति 
आदि प्रति--, गूंजना, प्रतिध्वनि करना, प्रेर०-- 
कोलाहल से भरना, गुंजायमान करना - शा० २२६, 
ऋतु० ३।१४, वि--, ध्वनि करना, गूंजना--भग० 
१।१२, प्रेर०--क्रंदन करवाना या गीत गवाना--. 
अंबुदै: शिखिगणो विनाद्यते--घट० १० । 

नदः [ नद्‌+-अच्‌ ] 1. दरिया, बड़ी नदी (जैसी कि 
सिंधु) शि० ६६, (यहाँ मल्लि० की टिप्पण-- 
प्राक्‌खरोतसो नद्यः प्रत्यक्स्रोतसो नदा नमंदां विनेत्याहुः) 
2. नदी, प्रवहणी, नाला--कि० ५।२७ 3, समुद्र । 
सम०--राजः समुद्र । 

नवथुः [ नद्‌+-अथृच्‌ ] 1. शोर, दहाड़ 2. बेल की दहाड़ । 

नदी (नद-~-डीप्‌ | दरिया, प्रवहणी, सरिता-रविपीतजला 
तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी-कु० ४४४. 
सम०--ईनः-ईदाः,-- कान्तः समुद्र,--कुलूप्रियः एक 
प्रकार का नरकुल--ज (वि०) जलोत्पन्न (जः 
भीष्म का विशेषण (जम्‌) rg 8 काटली उतरने 
का स्थान, घाट--दोहः भाडा, उतराई, किराया: 
लाषिरः शिव का विशेषण, - पतिः 1. समुद्र 2. वरुण 
का विशेषण,--पूरः उमड़ा हुआ दरिया,--भकम्‌ 


( ५०८ ) 


नदीलवण,--मातृक (वि०) (देश आदि) जहां नदी 
के पानी से सिचाई होती हो, सिंचित, नदी या 
द्वारा सिचाई पर जो निर्भर करता हो, ने० ३1३८, 
तु० देवमातूक,--रयः नदी की घार,--बंकः नदी का 
मोड,--ष्ण (वि०) (स्त) 1. नदी में स्नान करने 
बाला 2. नदियों के भयानक स्थानों, उनकी गहराइयों 
और प्रवाहो को जानने वाला-ततः समाज्ञापयदाशु 
सर्वानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ रघु १६।७५, 
अतः 3. अनुभवी, चतुर,--सर्जः अर्जुन वृक्ष । 


नद्ध (भू० क० कृ०) [ नह --क्त ] 1. बंधा हुआ, बाँधा 


हुआ, जकड़ा हुआ, चारों ओर से बद्ध, धारण किया 
हुआ 2. ढका हुआ, जड़ा हुआ, अन्तग्रंथित 3. संयुक्त, 
संयोजित दे० 'नह_',---द्धम्‌ गांठ, बंधन, बंध, गिरह । 


नदध्री [ नह +-ष्ठ्न्‌ +-झीप्‌ ] चमड़े का फीता । 
ननंदू, ननांदू (स्त्री०) [ नन्दति सेवथापि न तुष्यति न-- 


नन्द्‌ न-ऋन्‌ ] पति की बहन, ननान्दुः प॒त्या च देव्याः 
संदिष्टमृष्यश्खृंगेणं--उत्तर० १1 सम०--ननांदृपतिः 
(ननांदुःपतिः) ननदोई, पति की बहन का पति । 
(अव्य०) (मूल रूप से न और नु का संयुक्त रूप, 
जिसे आज कल पृथक्‌ शब्द के रूप में प्रयुक्त किया 
जाता हँ) यह अव्यय निम्नांकित अर्थ प्रकट करता 
हे--1. पूछताछ. प्रश्‍न, ननु समाप्तकृत्मो गौतमः-- 
मालवि० ४ 2. निश्‍चय ही, अवश्य, निस्संदेह, क्या 
यह असन्दिग्ध नहीं (प्रश्‍न सूचक .बल के साथ) यदा- 
ऽमेंधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचार्यस्य दोषो 
ननु--माळवि० १ 3. निस्सन्देह, बेशक, अवश्य --- 
उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वंगेषु--रघु० १।६०, त्रिलोक- 
नाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा- 
३।४५ 4. संबोधन सूचक अव्यय ('ओ' 'अहो') ननु 
मानव--दश०, ननु मूर्खाः पठितमेव युष्माभिस्तत्कांडे 
--उत्तर० ४ 5. “कृपा करके' 'अनुग्रह करके' अर्थ 
को प्रकट करने के लिए प्रतिबेधात्मक कथन के रूप 
में प्रयुक्त होता है --ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ -- 
कु० ४३२ 6. कभी-कभी संशोधनशब्द के रूप में 
प्रयुक्त होता हँ--ननु पदे परिवृत्य भण--मृच्छ० ५, 
ननु भवानग्रतो में वर्तते--श० २, ननु विचिनोतु 
भवान्‌--विक्रम० २ 7. तर्कानुबद्ध चर्चा के समय 
आक्षेप करने या विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 
लिए प्रयुक्त होता हे (इसके पश्चात्‌ प्रायः 'उच्यते' 
आता हे) नन्वचेतनान्येव वृश्चिकादिश रीराणि अचेत- 
नानां च गोमयादीनां कार्याणोति उच्यते --शारी० । 


नस्द्‌ (भ्वा० पर० नंदति, नंदित) प्रसन्न होना, हर्षित 


होना, खुश होना सन्तुष्ट होना, (किसी बात पर) 
हर्ष प्रकट करना--ननंदतुस्तत्सदृशेन तत्समौ--रघु० 
३।२३, ११, २।२२, ४।३, भट्टि० १५२८, प्रेर० 


-नेंदयति--ते--प्रसन्त करना, खुश करना, हषित 
करना, आनन्दित करना--अन्तहिते शशिनि सैष कुम्‌- 
इती मे दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा--श० ४।२, 
भट्टि २।१६, रघु० ९५२ अभि--1. हर्ष प्रकट 
करना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना--आत्मविडंबनाम- 
भिनंदंति-का० १०८, नाभिनंदति न द्वेष्टि--भग० 
२।५७ 2. बधाई देना, जय जयकार करना, स्वायत 
करना, नमस्कार क रना-तापसीभिरभिनंद्यमाना तिष्ठति 
जार ४, तमभ्यनंदत्प्रथमं प्रबोधितः रघु० ३।६८, 
२।७४, ७।६९, ११।३०, १६।६४ 3. प्रशंसा करना, 
तारीफ करना, इलाधा करना, अच्छा समझना- नाम 
यस्याभिनंदंति द्विषोऽपि स पुमान्‌ -कि० ११।७३, 
श० ३।२४, रघु० १२।३५, न ते वनोऽभिनंदामि-श० 
२ 4. कामना करना, चाहना, पसन्द करना, अपेक्षा 
करना (प्रायः 'न' के साथ) नाभिवंदति केलिकलाः 
जामा? ३, नाभिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितम्‌ 
--मनु ० ६।४५, हिच ४४, आ --,प्रसन्न होना, खुश 
होना-आनंदितारस्त्वां दुष्ट्वा भट्टिः २२१४, 
प्रेर०---प्रसन्न करना, खुश करना--उस्तर० ३।१४, 
याज्ञ० १।३५६, प्रलि--, 1. आशीर्वाद देना--रघु० 
१।५७, मनु० ७।१४६, कु ० ७।८७ 2. स्वागत करना, 
बघाई देना, जमजयकार करना, हर्ष पूर्वक सत्कार 
करना--प्रतिनंद्य स तां पूजाम्‌-महा०, मनु० २५४ | 


नन्वः [ नन्द्‌-अच्‌ ] 1. आनन्द, सुख, हषं 2. (११ इंच 


लम्बी) एक प्रकार की बांसुरी 3. मेंढक 4. विष्णु 
5. एक स्वाले का नम जो यशोदा का पति तथा कृष्ण 
का पालकपिता (जिसकी देख रेख में कृषण को रक्खा 
गया था जब कि कंस उसे मारना चाहता था) 6. नंद 
वंश का प्रतिष्ठाता (यह वही नंदवंश था जिसके नौ 
भाई पाटलिपुत्र में राज्य करते थे तथा जिन्हें चन्द्रगुप्त 
के मंत्री चाणक्य की नीति के द्वारा यमलोक भेज दिया 
गया था)--समुत्खाता नंदा नव हृदयरोगा इब भुवः 
-मुद्रा० ११३, अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्द- 
वंशस्य-मुद्रा० १।३, २७, २८। सम०--आत्मजः, 
उ नंदनः कृष्ण का विशेषण-पालः व॑रुण का विशेषण । 


नन्दक (वि०) [ नन्द्‌+णिच्‌--ण्वुल्‌ ] 1. हृषित करने 


वाला, आनन्दित करने वाला, प्रसन्न करने वाला 
2. खुश होने वाला, हषं मनाने वाळा 3. परिवार को 
प्रसन्न करने वाला - कः 1. मेंढक 2. कृष्ण की तलवार 
3. तलवार 4. आनन्द । 


नन्दकिन्‌ (पुं०) [ नन्दक -+- इनि ] विष्णु का विशेषण । 
नन्दथुः [ नन्द्‌+-अथुव्‌ ] आनन्द, प्रसन्नता, खुशी । 
नन्दन (वि०) [ नन्द्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. खुश करने 


वाला, सुहावना, प्रसन्न करने वाला--नः 1. पुत्र 
जञ्याञ्च० १1२७४, रघु० ३४१ 2. मेंढक 3. विष्णु 


( ५०९ ) 


का विशेषण 4. शिव--नम्‌ इन्द्र का उद्यान, आनन्द- 
घाम--अभिज्ञाइछेदपातानां क्रियंते नन्दनद्रुमा:--कु० 
२।४१, रघु० ८1९५ 2. हर्ष मनाने वाला, प्रसन्न होने 
वाला, 3. हष, संम०- जस्‌ पीले चंदन की लकड़ी 
हरिचंदन । 

नंदतः, नंदयन्तः [ तंद्‌--झच्‌, अन्त आदेशः, नन्द्‌ +-णिच्‌ 
-+झच्‌ (अन्त) | पुत्र, बेटा । 

नन्दा [ नन्द--टाय्‌ ] 1. खुशी, हर्ष, आनन्द 2. सम्पन्नता, 
धनाढ्यता, समृद्धि 3. छोटा मिट्टी का जल-पात्र 
4. ननद, पति की बहन 5. प्रतिपदा, षष्ठी और एका- 
दशी, चांद्रमास की तीन तिथियाँ, (यह शुभ तिथियाँ 
समझी जाती हैं) । 

नन्दिः (पुं, स्त्री०) [ नन्द--इन्‌ ] हर्ष, प्रसन्नता, खुशी 
--कौशल्यानन्दिवर्धन: --दिः (पुं०) 1. विष्णु का 
विशेषण 2. शिव 3. शिव का अनुचर 4. जुआ खेलना, 
क्रीडा (इस अर्थ में नपुं० भी)। सम०--ईश्ञः, 
--ईक्ष्वरः 1. शिव का विशेषण 2. शिव का प्रधान 
अनुचर--ग्रामः वह गाँव जहाँ राम के बनवासकाल 
में भरत रहा-रघु० १२।१८,--घोषः अर्जुन का 
रथ--वर्धनः 1. शिव का विशेषण 2. मित्र 3. चांद्र 
पक्ष का अन्त अर्थात्‌ अमावस्या या पूर्णिमा । 

नन्दिकः [ नन्दि--कन्‌ ] 1. हर्ष, प्रसन्नता 2. छोटा जल- 
पात्र 3. शिव का अनुचर । सम०- ईक्ाः,--ईश्वरः 
1. शिव का एक्र मख्य अनुचर 2. शिव । 


नन्दिन्‌ (वि०) | नन्द्‌ +णिनि, नन्द्‌ + णिच्‌ -+ णिनि वा | 
1. आनन्दित, हृष्ट, प्रसन्न, खुश 2. आनन्दित करने 
वाला, प्रसन्न करने वाला--(पुं०) 1. पुत्र, 2. नाटक 
में नान्दीपाठ या आशीवंचन कहने वाला व्यक्ति 
3. शिव का मुख्य अनुचर, द्वारपाल, या वह बेल जिस 
पर शिव सवारी करता है--लतागृहद्दारगतोश्थ नंदी 
-"्कु० ३।४३, मा० १।१,--नौ 1. पुत्री उत्तर० 
१।९ 2. ननद, पति 'की बहन 3..काल्पनि गाय, काम- 
(जो सब इच्छाओं को पुरा करती हे तथा जिस 
का स्वामी कुलगुरु वसिप्ठ हैँ)--अनिद्या नन्दिनी नाम 
धेनुराववृते वनात्‌ --रघु० १।८२, २।६९ 4. गंगा का 
विशेषण 5. पवित्र काळी तुलसी । 


नपात्‌ (१०) [ पाती इति--पा +-शत्‌, ततो नव्या समासे 


प्रकृतिभावः | (प्रायः वेद में प्रयुक्त) पोता, यथा 
तनूनपात्‌ । 

नपुंस्‌ (पुं) नपृंसः [ नञा समासे प्रकृतिभावः ] जो 
पुरुष न हो, हिजड़ा । 

नपुंसकः,--कम्‌ [ न पुमान्‌ न स्त्री, नि० स्त्रीपुंसयोः पुसक 
आदेशः ] 1. उभयलिंगी (न स्त्री न पुरुष) 2 
नामर्द, हिजड़ा 3. भीरु, डरपोक, कम्‌ 1. नपुंसक 
लिंग का शब्द 2. नपुंसक लिंग । 


सप्तु (प्‌०) [न पतम्ति पितरो येन--न--पत्‌+सृच्‌ 
नि० ] पोता नाती, (लड़के का पुत्र या लड़की का 
पुत्र 

नभः [ कीती ] श्रावण मास,---भम्‌ आकाश, अन्त- 
रिक्ष । 

मभस्‌ (नपुं०) [ नह्यते मेघः सह--नह ¬-असुन्‌, भरचा- 
न्तादेशः ] 1. आकाश, अन्तरिक्ष--रघु० '५।२९, 
भग० १।१९, ऋतु० १।११ 2. बादल 3. कोहरा, 
बाष्प 4. पानी 5. जीवन की अवधि, आयु (पुं०) 1 
वर्षा ऋतु 2. नासिका, घ्राण 3. (जूलाईन-अगस्त के 
अनुरूप, इस अथं में नपु० भी) श्रावण मास--अत्या- 
सन्तं नभसि दयिताजीवितालंबनार्थी--मेघ० ४, रघु० 
१२२९, -१७।४१, १८।५ 4. पीकदान । समश 
अंबुपः चातक पक्षी,--कांतिन्‌ (पु०) सिंह--गज 
बादल,--चक्षस्‌ (पू०) सूय, चमसः 1. चन्द्रमा 2 
जादू--चर (वि०) गगन बिहारी--कु० ५।२३, 
(रः) 1. देवता, उपदेवता रघु० १८।६ 2. पक्षी 
दुहः बादल, (दृष्टि (वि०) 1. अंधा 2. आकाश 
की ओर देखने वालां,--दवोपः,--धूमः बादल,--नंदी 
आकाश गंगा--प्राणः हवा,--मणि: सूर्य,--मंडलम्‌ 
आसमान, अन्तरिक्ष, नेद॑ नभोमंडलमंबुराशिः-सा० 
द० १०, द्वीपः चन्द्रमा,--रजस्‌ (पु०) अंधकार, 

रेणुः (स्त्री) कोहरा, धुंध,--ल्यः घूआँ, -- लिह्‌ 

(वि०) आकाश को चाटने वाला, उन्नत, बहुत 
ऊंचा तु० अञ्रलिह,--सद्‌ (पुं०) देवता-शि० १।११, 
सरित्‌ (स्त्री) 1. छायापथ 2. आकाशगंगा 
~-स्बली आकाश,--त्पृश्‌ (वि०) गगनचुंबी, उन्नत । 

नभसः [ नभ्‌ ञ-असच्‌ ] 1. आकाश 2. बर्षा ऋतु 
3. समुद्र । 

नभसंगयः [ नभस +-गम्‌ +-खच्‌ +-मुम्‌ ] पक्षी । 

नभरस्यः [ नघस्‌--यत्‌ ] (अगस्त-सितंबर के अनुरूप) 
भाद्रपद का महीना--रधु० ९५४, १२।२९, 
१७।४१। 

नभस्वत्‌ (वि०) [ नभस्‌+-मतुप्‌, मस्य वः ] बाष्पयुक्त, 
घुंघबाला, मेघाच्छन्न,-- (पुं०) हवा, वायु नै० 
१।९७, रधु० ४।८, १०।७३, शि० १।१०। 

नभाकः [ नभ्‌+-आक | 1. अंधकार 2. राहु का विशेषण 

नञ्राज्‌ (पु०) [ आजू--क्विपू, नव्या समासे प्रकृति- 
भावः ] काला बादल, काली घटा । 


नन्‌ (स्वा? पर०--कभी कभी अ०- नमति-ते, नत, 
प्रेर० नमयति- ते, परन्तु उपसर्ग पूर्वं होने पर केवल 
निमयति', इच्छा० निनंसति) 1. झुकना, नमस्कार 
करना, अभिवादन करना (सम्मान सूचक लक्षण) 
(कर्म० या संप्र० के साथ) इयं नमति बः सर्वान्‌ 
त्रिलोचनवधूरिति--कु० ६।८९, भग० ११।१७, 


( ५१० ) 


भट्टि० ९५१, १०३१, १२३९, शि० ४५७, 
अधीन होना, पराभव स्वीकार करना, झुक जाना 
"अशक्त: संविमानू नमेत्‌--काम० ८।५५ 3. 
झुकना, दबानां, नीचा होता --अनंसीद्भूधरेणास्य 
-_भट्टि« १५२५ नेमुः सवेदिमा--का० ५५, उन्न- 
बति नमति वर्षति ` ` ` ` मेघः-मृच्छ० ५1२६ 4. ठह- 
रना, झुकाव होना 5. झुका हुआ होना, वक्र होना 6. 
ध्वनि निकालना । अभ्युद्‌ --, उठाना, उन्नत होना 
अव--., 1. झुकना, नम्र होना, नीचे को ढलना 
“शि० ९।७४ 2. झुकानां, लटकाना--त्वय्यादातुं 
जलमवनते-मेघ० ४५, उद्‌--, 1. (क) उदय 
होना, प्रकट होना, उगना--उन्नम्योन्नम्य लीयते 
दरिद्राणां मनोरथा:--पंच० २।९१, (ख) 1, लट- 
कना, समीप होना--उन्नमत्यकालदुदिनम्‌-मुच्छ० 
५ 2. उदय होना, चढ़ना, ऊपर उठना (आलं० 
भी) उन्नमति नमति वर्षति गर्जति मेधः--मुच्छ० 
५१२६, नम्रत्वेनोन्नमंत:--भतृं० २६९, ३1२४, शि० 
९॥७९ 3. उठाना, उन्नति करना-कि० १६।३५, प्रेर० 
ऊपर उठाना, सीधा खड़ा करना--उप--, आना आ 
जाना, पहुँचना 2. होना, भाग्य में होना, घटित होना, 
सामने आना (संप्र० के साथ या अकेला) कस्यात्यन्तं 
सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा--मेघ० १०९, मत्सं- 
भोगः कथमुपनयेत्‌ स्वप्नजोऽपि-मेध० ९१, यदेवो- 
पनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ --विक्रम० ३।२१, 
भतुँ० २।१२१, मेघ० १०, रघु० १०३९ 3. उप- 
स्थित करना, देना, प्रस्तुत करना--परलोकोपनतं 
जलांजलिम्‌ --रघु० ८।६८, परि, 1. नीचे को 
ढलना, झुकना (जैसे कि कोई हाथी अपने दांतों से 
प्रहार करने के 324 वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं 
ददर्श--मेघ ० २, चायः पर्यणंसीत्‌ स्व एव 
-शि० १८।२७ 2. झुकना, नमस्कार करना, झुकाव 
होना---छज्जापरिणतीः (वदनकमलैः) भट्टिः १1४, 
3. परिवर्तित होना, रूपांतरित होना, रूप घारण 


करना ( करण० के साथ ) लताभावेन 
परिणतमस्या रूपम्‌--विक्रम० ४1२८, क्षीरं 
जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमते 


—शारी०, भेघ० ४५ 4. विकसित या परिपक्व होना, 
पकना, परिणतप्रज्ञस्य बाशीम्‌ - उत्तर» ७।२०, 
मेध० १८, कि० ५।३७, मालवि० ३।८, ऋतु० 
१।२६ 5. (आयु में) बढ़ना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, 
क्षीण होना, परिणत शरच्चन्द्रिकासु क्षपासु-मेध० 
११०, इसी प्रकार 'जराप्रिणत' आदि 6. डूबना, 
(सूर्यं आदि का) पश्चिम में छिपना अनेन समयेन 
परिणतो दिवसः--का० ४७ 7. पच जाना, प्रस्तं 
परिणमेच्च यतू--महा०, प्र -(प्रणमति) नमस्कार 


करना, अभिवादन करना, विनम्र प्रभति करना 
(कर्म० या संप्र० के साथ) न प्रणमति देवताभ्यः 
--का० १०८, तां प्रणनाम-का० २१९, भय० 
११।४४, रघु० २।२१, (साष्टांगं प्रणम्‌ आठ अंगों से 
झुक कर प्रणाम करना--दे० 'साष्टांग', दण्डवत्‌ प्रणम्‌ 
डड की भांति पूर्ण रूप से भूमि पर लेट कर नमस्कार 
करवा, सब अंगों से भूमि को स्पशे करते हुए तु० 
दंडप्रणामे), बि--, 1. अपने आपको झुकाना, नग्न 
करना, विनीत होना--विनमंति चास्य तरवः प्रचये 
-कि० ६/३४. भर्तृं० १।६७, भट्रि> ७५२, दे० 
'विनत' विपरि --1. बदलना 2. बदल कर खराब 
होना सम्‌--1. झुकना नीचे को होना, झुकाव होना 
¬ संनतांगी कु० १।३४, भट्टि० २।३१, पर्वसु संनता 
-विक्रम० ४२६ 2. नञ्ज होना, विनीत होता 
= संनमतामरीणाम्‌ रघु ० १८।३४ । 
नमत (वि०) [नम्‌ञ-अतच्‌] झुका हुआ, विनीत, कुटिल, 
वक्र--तः 1. अभिनेता 2. घुआँ 3. स्वामी, प्रभु 
4. बादल । 
नमनम्‌ [नम्‌ +ल्युट्‌] 1. विनीत होना, झुकना, नम्र होना 
"2. दबना 3. विनति, नमस्कार, अभिवादन । 
नमस्‌ (अव्य) [नम्‌+-असुन्‌] प्रामति, अभिवादन, 
प्रणाम, पूजा (यह शब्द स्वयं सदैव संप्र० के साथ 
प्रयुक्त होता है, तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु 
--भामि० १1९४, नमस्त्रिमूर्तये तुम्यम्‌ कु० २1४, 
परन्तु 'क्ृ' के योग में कमं० के साथ-- त 
नमस्कृत्य--सिद्धा०, परन्तु कभी-कभी सं प्र० के साथ 
भी -नमस्कुमों नृसिहाय--सिद्धा०, यह शब्द संज्ञा 
शब्द का अर्थ रखता परन्तु समझा जाता हे अब्य०) । 
सम०--कारः,--कृतिः (स्त्री०)--कारणम्‌ प्रणति, 
सादर प्रणाम, सादर अभिवादन ('चमस्‌' शब्द के 
उच्चारण के साथ),--कृत (वि०) 1. जिसे प्रणति 
दी गई हूं, जिसको प्रणाम किया गया है 2. सम्मानित, 
अचित, पूर्जित,--गुरुः आध्यात्मिक गुरु,--बाकम्‌ 
(अव्य०) 'नमस्‌' शब्द का उच्चारण करना, अर्थात्‌ 
विनम्र अभिवादन करना- इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो- 
वाक प्रशास्महे-उतर० १।१। 


नमस (वि०) [नम्‌+-असच्‌] अनुकूल, सानुग्रह व्यवस्थित । 

नमसित, नमस्यित (वि०) [नमस्‌ क्यच्‌, नमस्य +-क्त, 
विकल्पेन यलोपः] जिसे नमस्कार किया गया हो, 
सम्मानित, जिसे प्रणाम किया गया है । 

नमस्यति (ना० घा० पर०) नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 
अपित करना, पूजा करना --भतुं० २।९४। 

नमस्य (वि०) [नमस्‌-यत्‌] 1. अभिवादन प्राप्त करने का 
अधिकारी, सम्मानित, आदरणीय, बन्दनीय 2, आदर- 
युक्त, विनीत,-स्मा पूजा, अर्चना, श्रद्धा, भक्ति । 


( ७३९ ) 


नमुखिः [न4-म्‌च्‌+-इन्‌] 1. एक दैत्य जिसे इन्द्र ने मार 
गिराया था। वनमुचे नमुचेररये शिरः--रघु० 
९।२२, (जब इन्द्र ने असुरो पर विजय प्राप्त की तो 
नमुचि नामक एक असुर ने इन्द्र का डटकर मुकाबला 
किया और अन्त में. इन्द्र को बन्दी बना लिया । 
उस दैत्य ने इन्द्र से कहा कि यदि तुम यह प्रतिज्ञा 
करो कि नर्म तुम्हें दिन भें मारूँगा न रात कों, न 
पानी में न सूखे में तो म॑ तुम्हें छोड़ दूंगा । इन्द्र ने 
प्रतिज्ञा की और फलतः उसे छोड़ दिया गया । फिर 
इन्द्र ने संध्या समय पानी के झाग के साथ (जोन 
पानी था न सूखापन न॑मुचि का सिर काट डाला । 
दूसरे एक कथन के अनुसार नमुचि इन्द्र का मित्र था 
उसमे एक बार इन्द्र की शक्ति को पी लिया 
और उसे निर्बल एवं अशक्त बना दिया, फिर 
अद्विनीकुमारों (सरस्वती.ने भी) मे इन्द्र को वख 
दिया जिससे उसने नमुचि का सिर काट डाला) 
2. कामदेव । 


लमेरू [नम्‌ +- एरु] एक वृक्ष का नाम, रुद्राक्ष या सुरपुन्नाग 
गणा नमेरुप्रसवावतंसा:--कु० १।५५, ३।४३, रघु० 
४७४ | 

नभन (वि०) [तमं-+-२]। विनीत, प्रगतिशील, झुका हुआ, 
बिनतं, नीचे लटकसे वाला 'भवंति नम्रास्तरवः फला- 
गर्म :-+-श० ५।१२, स्तोकनम्रा स्तनाम्यां--मेघ० ८२, 


पंच० १॥१०६, रत्न० १॥१९ 2. प्रणतिशील, सादर. 


अभिवादतशील,---अभूज्च नञ्जः प्रणिपात शिक्षया 
--रघु० ३1२५, इत्युच्यते ताभिरुमा स्म नमश्ना--कु० 
७२८ 3. सुशील, बिनयी, विनयशील, श्रद्धालु 
--मेघ० ५५ 4. कुटिल, वक्र 5. पूजा करने याला 
6. भक्त, उपासक । 

नय्‌ (स्वा आ०-चबते) 1. जाना 2. रक्षा करना । 
नयः [ नी--अच्‌ ] 1. निर्देशन, मागेदर्श, प्रबन्धन 
: 2. व्यवहार, नित्यचर्या, आचरण, दिनचर्या-जेसा कि 
ह 5 3. दूरदशिता, अग्रदृष्टि 4. नीति, शासन 
बुद्धिमत्ता, राजनीतिज्ञता, नागरिक प्रशासन 
राज्य की. नीति--नयप्रचारं व्यवहार ` दुष्टताम्‌ -- 
मुच्छ० १।७, नयगुणोपचितामिव भूपतेः सदुपकार 
फलां श्रियमधिन:--रघु० ९।२७ 5. नैतिकता, न्याय, 
न्यायपरता, न्पाय्यता चलति नयान्न जिगीषतां हि 
चेत:--कि० १०।२९, २।३, ६३८, १६४२ 6. रूप 
रेखा, ढांचा, योजना--मुद्रा० ६।११,७।९ 7. सिद्धांत 
वाक्य, नियम 8. क्रम, प्रणाली, रीति 9. पद्धति, वाद, 
सम्मति 10. दार्शनिक पद्धति--वशेजिके नये-- 
भाषा०, १०५ । सम०?-कोबिद्‌ -क्ष (वि०) नीति 
कुशळ, दुरदर्शी चक्षुस्‌ (वि०) श।सकोय अग्रदृष्टि 
रखने वाला, बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी --रघु० १।५५--नेतु 


(पुं) राज नीतिशास्त्र पारंगत--विड्‌ (पुं०) 
--विज्ञारद: राजनयिक, राजनीतिझ--शास्त्रस्‌ 
१. राजनीतिशास्त्र, 2. राजनीति का या राजनीतिक 
अर्थशास्त्र का कोई ग्रन्थ 3. नीतिशास्त्र- झालिन्‌ 
(वि०) न्यायपूर्ण, न्यायपरायण कि० ५२४ । 


नयनम्‌ [ नी--ल्युट ] 1. मार्ग दर्शन, निर्देशन, संचालन, 


नरः 


प्रबन्धन 2. लेना, निकट लाता, खींचना 3. हकूमत 
करना, शासन करना 4. प्रापण 5. आँख ! सम० 
अभिराम (वि०} आँखों को प्रसन्न करने वाला, 
प्रियदर्शन (--मः) चाँद,--उत्सव: 1. दीपक, लेषे 
2. आँख की प्रसन्नता 3. कोई प्रिय वस्तु--उपांतः 


आँख का कोना-कु० ४।२३,- गोचर (वि०) 


दृश्यमानं, दृष्टि-परास के अन्तर्गत,-छबः पलक, पयः 
दृष्टि-परास--सुटम्‌ अक्षिगोलक,--विषयः 1. कोई 
दृश्यमान पदार्थ 2. क्षितिज,-सलिलम्‌ आँसू मेध० ३९। 
[नु+-अच्‌ ] 1. मनुष्य, पुमान्‌ पुरुष--संयोजयति 
विद्येव नीचगायि नरं सरित्‌, समुद्रमिव दुर्घर्षं नृपं- 
भाग्यमतः परम्‌- हि० प्र ५, मतु० १।९६, २२१३ 
2. शतरंज का मोहरा 3. धूपघड़ी की कील; शंकू 
4. परमात्मा, नित्यपुरुष 5. दोनों हाथों को दोनों 
ओर सीधा फँलाकर, हाथ के एक सिरे-से दूसरे हाथ 
के सिरे तक की लम्बाई 6. एक प्राचीन ऋषि का 
नाम 7. अर्जुन का नाम--दे० नी० नरनारायण । 
सम०८--अघिषः, -- अधिपतिः, -- ईशः, -- ईदवरः 
देवः, पतिः पालः राजा, भग० १०।२७, ममु० 
७1१३, रघु० २।२५, ३।४२, ७।६२,, मेघ० “३७, 
याजू १।३१०,--अंतक: मृत्यु, अयणः विष्णु का 
विशेषण,--अंश: राक्षस, पिशाच,--इन्द्रः 1. राजा 
रघु० २।१८, ३।३३, ६।८०, मनु ० ९।२५३ 2. वैद्य, 
विषनाशक औषधियों का विक्रेता, विनाशक--तेषु- 
कड्चिन्तरेन्द्रामिमानी तां निव॑ण्यें--दश० ५१, 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणौद्रा इव शत्रव:--शि० २।८८, 
(यहाँ शब्द दोनों अर्थों में प्रमुक्त हुआ है ),--उत्तमः 
विष्णु का विशेषण, ऋषभः “मनुष्यों में श्रेष्ठ! राज- 
कुमार, राजा,--कर्यारू: मनुष्य की खोपडी,--कीलक: 
आध्यात्मिक गुरु की हत्या करने वाला, -केझरिम्‌ 
(पुं०) विष्णु का चौथा अवतार, तु० 'नूसिंह की नो०, 
“5द्विष्‌ (पु०) राक्षस, पिशाच--भरट्रिः १५९४, 
--नारायणः कृष्ण का नाम, (द्वि० व०--णो) मूल- 
रूप से दोनों एक ही माने जाते थे, परन्तु पुराणों 
और महाकाव्यों में दो स्वतंत्र माने जाने लगे 
नर को अर्जुन का समरूप तथा कृष्ण का नारायण 
का रूप (कुछ स्थानों पर इन्हें 'देवौ' 'पूवेदेवो' ऋषी' 
या “ऋषिसरामौ' कहते हैं, कहा जाता हूँ कि यह 
दोनों हिमालय पर्वत कड़ी साधना और तपस्या किया 


करदे थे, इनकी इस तपस्या से इन्द्र भयभीत हुआ, 
फलतः उसने इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए 
कई देव कन्याओं को भेजा । परन्तु नारायण ने 
अपनी जंघा पर रक्ख एक फूल से सौदर्य में इनसे 
बढ़ चढ़कर 'उवंशी' नाम को एक अप्सरा को उत्पन्न 
करके इन स्वगंदेवियों को लज्जित कर दिया, तु» 
स्थाने खलु नारायणमुषि विलोभयंत्यस्ततदूसंभवामिमां 
दृष्ट्वा ब्रीडिताः सर्वा अप्सरस इति--विक्रम० १ ), 
पशु: पशु जैसा मनुष्य, मानव रूप में पशु--पुंगदः 
मनुष्यों में श्रेष्ठ, उत्तमपुरुष,--मानिका,--मानिनी, 
"मालिनी मनुष्य जैसी स्त्री जिसके दाढ़ी हो, मर्दानी 
औरत, --मेधः नरयज्ञ, "यंत्रम्‌ घपघड़ी,--यानम्‌ 


""रथ:---वाहनम्‌ मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली 


गाड़ी--छोकः 1. मनुष्यों का संसार, पृथ्वी, पाथिव 
संसार 2. मानवता, --बाहनः कुबेर का विशेषण -- 
रषु ० ९।११, वीरः पराक्रमी मनुष्य शूरवीर,-व्याच्रः 
ता शादूँछः प्रमुख पुरुष, --श्युंगम्‌ “मनुष्य का सींग, 
असंभावना; शेर के मुंह, बकरे के घड़ और साँप की 
पूंछ वाला बकरा अर्थात्‌ बन्ध्यापुत्र, सत्ताहीनता, 
संसगः मानव-समाज,--सिहः,--हरिः 'नरासिह' 
विष्णु क! चौथा अवतार, तु० तवकरकमलवरे नख- 


मद्भुतश्छंग दलितहिरण्यकसिपुतनुभृंगम्‌, केशव धृत- 
नरहरिरूप जय जगदीश हरे--गौत० १,--स्कंघ: 
मनुष्यों की टोली । 

नरकः कम्‌ [नृणाति क्लेशं प्रापयति---नृ--वुन्‌ ] 
दोजख, घुष्य प्रदेश, (प्लूटो के राज्य के अनुरूप 
स्थान, नरक गिनतियों में २१ माने जाते हैं जहाँ 
पापियो को विविध प्रकार की यातनायें दी जाती है), 
“के एक राक्षस का नाम, प्राग्ज्योतिष का राजा 
(एक वृत्त के अनुसार नरक एक बार अदिति के कर्णा- 
भूषण उठाकर भाग गया, तब देवताओं की प्रार्थना 
सुनकर कृष्ण ने उसको एक ही पछाड़ में मार गिराया 
और वह आभूषण प्राप्त किया । एक दूसरे वृत्त के 
अनुसार नरक ने हाथी का रूप धारण किया और वह 
विश्वकर्मा की पुत्री को उठा कर ले गया तथा उसके 
साथ बलात्कार किया। उसने गंधर्वो, देवों, और 


मनुष्यों की लड़कियों तथा अप्सराओं को उठाया और 
इस प्रकार सोलह हजार से अधिक युवतियों को अपने 
अन्तःपुर में रकक्षा। कृष्ण ने जब नरक को मार 
दिया तो यह सब युबतियाँ कृष्ण के अन्तःपुर में हस्ता- 
न्तरित कर दी गई। यह राक्षस भूमि से उत्पन्न 
होने के कारण भौम कहलाता है) । सम० --अंतकः, 
~अरिऽ,--जित्‌ (पुं ) कृष्ण के विशेषण, आमयः 
1. मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा 2. भूत, प्रेत -कुंडम्‌ नरक 
का गढ़ा जहाँ दुष्टों को नाना प्रकार को यातनायें दी 


( ५१२ ) 


जाती हैं--इस प्रकार के ८६ स्थान गिनाये गये हैं), 
“था वेतरणी नदी । 

नरंगम्‌ , नरांगः [ नृ--अंग्चू, नर न॑अंग्‌--अण ] पुरुष की 
जननेन्द्रिय, लिङ्ग । 

नरंघिः [नराः धीयन्तेऽस्मिन्‌-नर--धा+- कि, पृषो० 
मुम्‌ | सांसारिक जीवन या अस्तित्व । 

नरी [ नर--डीब्‌ | नारी, स्त्री--भामि० ३।१६ । 

नरकुटकम्‌ ] नरस्य कुटकमिव, पृषो ] नाक, तासिका । 

न: [ नृत्‌ -{-अच्‌ ] नाचना, नाच । 

नतंकः [ नृत्‌+-ष्वुन्‌ | 1. नाचने वाला, नृत्यशिक्षक 
2. अभिनेता, नट, मूकनाटक का पात्र 3. भाट, चारण 
4. हाथी 5. राजा 6. मोर,--कौ 1. नाचने वाळी 
स्त्री, नटी, अभिनेत्री - -रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते 
नतेको यथा नृत्यात्‌ -सां० का० ५९, कि० १०।४१, 
रघु० १९।१४, १९ 2. हथिनी 3. मोरनी । 

नतंनः [ नृत्‌+-ल्युट्‌ | नाचने वाला,--नम्‌ हावभाव प्रद- 
शित करना, नाचना, नाच । सम०--गृहम्‌,--क्षाला 
नाचघर,--प्रियः शिव को विशेषण । 

नतित (बि०) [ नृत्‌+णिच्‌+-क्ति ] नाचा हुआ, नचाया 
आ । 

नदं [a पर० नर्दति, नदित) गरजना, दहाड़ना, 
शब्द करना -अनदिषुः कपिव्या प्रा:--भट्टि ० १५1३५, 
१४४०, १५।२८, १७।४० 2. जाना, गतिशील 
होना । 

नर्द (वि) {नदे +-अच्‌ ] गरज, दहाड । 

नदेनम्‌ [ नदं --ल्युट्‌ ] 1. गरजना, दहाडना 2. प्रशंसा 
का प्रचार करना, ऊँचे स्वर में कीतिगान करना । 

नदितः [ नद-{-क्त ] एक प्रकार का प्रासा, पासे का हाथ 
~नदितदशितमागेःकटन विनिपातितो यामि--मृच्छ० 

- २।८,--तम्‌ आवाज, दहाड़, गरज । 

नर्मेटः [ नर्मन्‌ +-अटन्‌, पृषो० ] 1. ठीकरा, बर्तन का 
टुकड़ा 2. सूर्य । 

नमंठः [ नर्मन्‌ +-अठन्‌ ] 1. भांड 2. लम्पट, दुरचरित्र, 
स्वेच्छाचारी 3. क्रीडा, मनोरंजन, विनोद 4. मैथुन, 
संभोग 5. ठोडी 6. चूचक । 

नमंन्‌ (नपुं) [ नु+मनिन्‌ ] 1. क्रीडा, विनोद, विलास 
आमोद, प्रमोद, कामकेलि, केलिविहार--जितरुमले 
बिमले परिकर्मय नमंजनकमलक मुखे--गीत० १२ 
(कोतुकजनक); रघु० १९।२८ 2. परिहास, हॅसी 
दिल्लगी, ठड्ढा, रसिकोक्ति --नमेश्रायाभिः कथामिः 
का० ७०, परिहासपूर्ण, सरस । सम०--कोलः 
पति,--गभे (बि०) रसिक, ठिठोलिया, विनोदी 
(भः) गुप्तप्रेमो --द (वि०) आह्वादकारी, आनन्द- 
दायक (-दः) बिदूषक ( =-नर्मसचिव),--दा विन्ध्य- 
पर्वेत से निकलने बाली एक नदी जो खंबात की खाड़ी 


( ५१३ ) 


में जाकर गिरती हे; -द्युति (वि०) हर्षोत्फुल्ल, 
हसमुख, प्रसन्तवदन (स्त्री०--तिः) परिहास का मजा 
लेना-सचिवः,-सुहृद्‌ (पुं) विदूषक, राजा या 
किसी रईस का मनोविनोद करने वाला साथी--इदं 
त्वेदंपर्य यदुत नृपतेनेर्मसचिवः सुतादानान्मित्रं भवतु 
--मा० २।७, तां याचते नरपतेनंमंसुहून्नन्दनो नृप- 
मुखेन--१।११, शि० १।५९। 

नमंराः [ नर्मन्‌+र + टाप्‌ | 1. चाटी, कंदरा 2. धौंकनी 
3. बूढी स्त्री जिसे अब रजोधर्म न होता हो 4. सरला 
नाम का पौधा । 


[ नल्‌ +अच्‌ ] 1. एक प्रकार का नरकुल 2. निषघ- 
देश का एक विख्यात राजा, नैषध चरित' काव्य का 
नायक । (नल अत्यन्त उदार और सद्गुण संपन्न 
राजा था । देवताओं का विरोध सहकर भी दमयंती 
इसे अपना पति चुना था, फिर वे कुछ वर्षों तक 
सानन्द रहते रहे 1. परन्तु दमयंती को प्राप्त करने 
में निराश होकर कलि ने नल पर जुल्म ढाये, वह 
नल के शरीर में प्रविष्ट हो गया) इस प्रकार 
कलिग्रस्त हो नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जूआ 
खेला, उसमें सब कुछ हार जाने पर उसे सपत्तीक 
राजधानी से निर्वासित कर दिया गया। एक दिन जब 
कि वह जंगल में मारा २ थिर रहा था, हताश होकर 
अपनी स्त्री को अवे नग्नावस्था में छोड़ कर चल 
दिया । उसके पश्चात्‌ कर्कोटक सांप के काटने से 
उसका घरोर विकृत हो गया । इस प्रकार विकृत 
बरीर हो वह अयोध्या के राजा ऋतुवर्ण के यहाँ 
गया और वहाँ वह बाहुक नाम से नौकर हो गथा 
और उसके घोड़ों के साहस का काम करने लगा । 
उसके पश्चात्‌ राजा ऋतुपर्ण की सहायता से 
उसने अरनी पत्नी दमयंती को फिर से प्राप्त किया 
और वे आनन्द पूर्वक रहने लगे -दे० "ऋतुपर्ण' और 
'दमयंती') 3. एक प्रमुख वानर जो विश्वकर्मा का 
पुत्र था तथा जिसने नलसेलु नामक एक पत्थरों का 
ल बनाया, जिसके ऊपर से होकर राम ने अपने 
सैन्यदल समेत लंका में प्रवेश किया,--लम्‌ कमल । 
सम० -कीलः घुटना--कूब (ब) रः कुबेर के एक 
पुत्र का नाम--दम्‌ एक सुगंधित जड़, खस, उशीर--- 
कि० १२।५०, नै० ४११६,--पट्रिका नर्कुलों की 
बनी हुई एक प्रकार की चटाई, - मीनः जल वृश्चिक, 
झींगा मछली । 


नलकम्‌ [सल +-कै-क] 1. शरीर की कोई भी लंबी 
हड्डी -महावी० १।३५ 2. कुहनी को हड्डी । 

नलकिनी {नरक +इनि छीपू 1. घुटने को कपाली 
2. टांग । 

नलिनः [नल्‌ +-इनच्‌] सारस--नम्‌ 1. कमल, कुमुद 


६५ 


नलः 


2. जल 3. नील का पौधा, नरिनेशयः विष्णु का 
विशेषण । 
नलिनी [नरू+-इनि+-डीप्‌] 1. कमल का पौघा-न 
पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति-मृच्छ० ४।१७, नलिनी- 
दलगतजलमतितरलम्‌--मोह्‌० ५, कु० ४६ 2. कमलों 
का समूह 3. कमलों से भरा हुआ सरोवर | सम०-- 
खंडम्‌,-षंडम्‌ कमलपुंज,- -र्हः ब्रह्मा का विशेषण, 
(--हम्‌) कमलडंडी, कमल का रेशा । 
नल्वः [नल्‌ +-व] दूरी मापने का नाप जो ४०० हाथ 
लम्बा हो । 
(वि०) [नु+ अप्‌ | 1. नया; ताजा, थोड़ी आय्‌ का, 
नवीन --चित्तयोनिरभवत्पुननेवः-रघु० १९।४६, क्लेशः 
फलेन हि पुननेवतां विघत्ते-कु० ५।८६, पत्तर० १।१९ 
रघु० १८३, २।४७, ३५०, ११, शि० १४, ३३१, 
कि० ९।४३ 2. आधुनिक,--बः कोवा--वम्‌ (अव्य० ) 
आजकल में, हाल में, अभी अभी, बहुत दिन हुए । 
1. सम०--अञ्नम्‌ नये चावल या नया अनाज, 
-अंबु (नपूँ०) ताजा पानी,--अहः पक्ष का पहला 
दिन--इतर (वि०) पुनाना--रघु० ७।२२,-उद्धतम्‌ 
ताजा मक्खन, --ऊढ़ा,-पाणिग्रहणा, अभी की विवाहित 
स्त्री, दुलहिन-हि० १1२१०, भर्तूं> १४, रघु० ८७, 
--कारिका, -कालिका,--फलिका 1. नवविवा- 
हित स्त्री 2. नूतन रजस्वला स्त्री,--छात्रः नया 
विद्यार्थी, नौसिखिया, नवशिष्य-नी (स्त्री०) -- 
नीतम्‌ ताजा मक्खन -अहो नवनीतकल्पहृदय आये 
पुत्र: --मालवि० ३,--नीतकम्‌ 1. परिष्कृत मक्खन 
2. ताजा मक्खन, - -पाठकः नया अघ्यापक,--मल्लिका 
मालिका चमेली का एक भेद,--यज्ञः नये अन्न या 
नये फलों से आहुति देता,--बौवनम्‌ नई जवानी, 
यौवन का नया विकास,--रजस्‌ (स्त्रीश) लड़की 
जिसे हाल ही में रजोदशंन हुआ हो,--वध्‌ः,--वरिका 
नवविवाहिता. लड़की,-बल्लभम्‌ एक प्रकार का 
चन्दन्‌,~-चस्त्रम्‌ नया कपड़ा,--शशिभत्‌ (पुं०) शिव 
का विशेषण--मेघ० ४३,--सूतिः (स्त्री ०), - सूतिका 
1. नई सुई हुई या दुधार गाय 2. जच्चा स्त्री । 
नवकम्‌ [नवन्‌+-कन्‌ नलोपः] नौ वस्तुओं का समूह, नौ 
का गुच्छा । 
नवत (वि०) (स्त्री-तो) [नवति+डट्‌] नव्वेवां--तः 
1. छींट की बनी हाथी की झूल 2. ऊनी कपड़ा, 
कंबल 3. चादर, आवरण । 
नवतिः (स्त्रीश) [नि०] 1. नव्वे नवनवतिशताद्रव्य- 
कोटीश्वरास्ते---मुद्री० ३।२७, रघु० ३।६९ । 
नवतिका [नवति+-कन्‌+-टाप्‌] 1. नव्वे 2. चित्रकार 
की कूंची (कहा जाता है कि इस कूंची में नववे 
बाल होते हैं) । 


नव 


{ ५१४ ) 


नवन्‌ (सं० वि०) [नु--कनिन्‌ बा० गुणः] (नित्यबहु०) 
नौ-नवति नवाधिकां--रघु० ३1६९, - दे० नीचे 
दिए गये समस्त शब्द (आरंभ में प्रयुक्त होनेपर 'नवन्‌' 
के 'न्‌' का लोप हो जातः है) । सम०--अज्ञीतिः 
(स्वी ०) नवासी,--अचिस्‌ (पु०), दीधितिः मंगल- 
ग्रह,-कृत्वस्‌ (अव्य०) नो गुणा,-ग्रहाः (पुं०,ब०व० ) 
नौ ग्रह, दे० “ग्रह के अन्तर्गंत,--चत्वारिश (वि०) 
उनचासवाँ,--:चत्वारिशत्‌ ( स्त्रीश) उनचास, 
“+छिद्रम,--द्वास्म शरीर (नो दरवाजो वाला, दे० 
ल),-त्रिश (वि०) उंतालीसवां,-त्रिज्ञत्‌ (स्त्री०) 
उंतालीस-- दक्ष (वि०) उन्नीसवाँ, --दशन्‌ (बन्व०) 
उन्नीस,---नवतिः (स्त्री०) निन्यानवे,--निधिः (पुं०, 
ब०्क०) कुबेर के नौ खजाने--अर्थात्‌--महापदाश्य 
पद्मइच शखो मकरकच्छपो, मुकुंदकुंदनीलश्च खवंइच निघ- 
योनव,---पंचाश (वि०) उनसठवाँ-पंचाशत्‌ (स्त्री०) 
उनसठ,--रत्नम्‌ 1. नौ अमूल्य रत्न--अर्थात्‌--मुक्‍ता 
माणिक्यवेदुर्यगोमेदान्‌ व्ञविद्रुमो, पद्मरागं मरकतं 
नीळ चेति थथाकमम्‌ 2. राजा विक्रमादित्य के 
दरबार के नौ केवि, कविरत्नं-धन्वंतरिक्षपणकामर- 
सिहशंकु बेतालभट्ट घटकर्परकालिदासा: रूयातो वराह- 
मिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वँ वररुचिर्नेव 
विक्रमस्य, -रसाः (पुं०, ब०्व०) काव्य के नौ रस, 
दे० 'अष्टरस' और 'रस',-रात्रम्‌ 1. नौ दिन का 
समय 2. आश्विन मास के प्रथम नौ दिन जो दुर्गा 
पूजा के दिन मान जाते हैं,--विज्ञ (वि०) उंतीसवाँ, 
~-षिझतिः (स्त्री०) उंतीस,--विष (वि०) नौ तरह 
का, नो प्रकार का,--शतम्‌ 1. एक सो नौ 2. नो 
सो, -बष्टिः (स्त्रो) उनहत्तर,--सप्ततिः उनासी । 

नवघा (अव्य०) [ नव ‡-घा ] नौ प्रकार से, नौगुणा । 

नवम (वि०) (स्त्री०--मी) [ नवन्‌+-डट्‌, डट्स्थाने 
मट्‌ | नवां--मी चान्द्रमास के. पक्ष का नवाँ दिन । 

नवश्ः (अव्व०) [ नवन्‌+-शस्‌ ] नौ नो करके । 

नवीन, नव्य (वि०) [ नव--ख, यत्‌ वा ] 1. नया, 
ताजा, हाल का 2. आधुनिक । 

नश्‌ (दिवा? पर०--नश्यति, नष्ट, प्रेर०--नाशयति 
णडेच्छा० निनक्षति, निनशिषति) 1. खोया जाना, 
अन्तर्धान होना, लुप्त होना, अदृश्य होना ध्रुवाणि 
तस्य नश्यंति--हिं० १, तथा सीमा न नश्यति--मनु ० 
८२४७, याज्ञ २।५८, -क्षणनष्टदृष्टतिमिरम्‌ 
मृच्छ ५४ 2. नष्ट होना, ध्वस्त होना, मरना, 
बर्बाद होना-- जीवनाशं ननाश च--भट्रि> १४३१, 
मनु० ८।१६ ७।४०, मुद्रा० ७८ 3. भाग जाना, उड़ 
जाना, बच निकलना नश्यंति वृन्दानि ददं कपींद्रः 
भट्टि १०१२, नंशुरिचत्रा: निशाचराः-१४।११२, 
रत्न० २।३ 4. मग्नाश होना, असफल होना--प्रेर० 


1. अन्तर्धान करना 2. नष्ट करना, हटा देना, मिटा 
देना, भगा देना, उड़ा देना, प्र--, (प्रणश्यति) 
बि-, ध्वस्त होना, मरना--भट्टि० ३।१४, भग० 
८२०॥ 

नश्‌ (स्त्रीश) नशः, नशनम्‌ [ नश्‌--क्विप्‌, क, ल्युट्‌ 
वा ] नाश, ध्वंस हानि, अन्तर्धान । 

नश्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ नश्‌--क्वख्‌ ] 1. नष्ट 
होने वाला, क्षणस्थायी, क्षणभंगुर, अनित्य, अस्थायी 
निखिलं जगदेव नश्वरम्‌ --रस० 2. विनाशकारी, 
उत्पातकारी । 

नष्ट (भू० क० कृ०) [ नश्‌-क्त ] 1. खोया हुआ, 
अनहित, लुप्त, अदृश्य 2. मृत, ध्वस्त, उच्छिन्न 3. 
भ्रष्ट, क्षीण 4. भागा हुआ 5. वंचित, मुक्त (समास 
में) । सम०--अर्थ (वि०) निर्धनीकृत (जिसका घन 
नष्ट हो गया हो), आतंकम्‌ (अव्य०) निश्चितता 
के साथ, निर्भय होकर--नष्टातंकं हरिणशिशवो मंद- 
मंदं चरन्ति--श० १1१३, अने० पा०,-- आत्मन्‌ 
(वि०) ज्ञान से वंचित, बेहोश,--आप्तिसूत्रमू लूट 
का माळ, लूट-खसोट,-आझ्षंक (वि०) निडर, सुर- 
क्षित, भयरहित,--इंदुकला पूर्णिमा का दिन,--इंन्द्रिय 
(वि०) इन्द्रियरहित,-- चेतन,--चेष्ट, संज्ञ (वि०) 
जिसकी चेतना जाती रही हुँ, अचेतन, बेहोश, मूछित, 
— चेष्टता विशवविनाश । 

नस्‌ (स्त्री) [ नस्‌-क्विप्‌ ] (दूसरी विभक्ति के द्वि० 
व० के पश्चात्‌ 'नासिका' के स्थान में होने वाला 
आदेश) नाके, नासिका । सम०-क्षुद्र (वि०) छोटी 
नाक वाला । 

नस्तस्‌ (अव्य०) [ नस्‌+-तसिल्‌ ] नाक से--याज्ञ० 
३।१२७। 

नसा [ नस्‌ +-टाप्‌ ] नाक, नासिका । | 

नस्तः [ नस्‌+-क्त | नाक॑,--स्तम्‌ नस्य, सूंघनी- स्ता 
नाक के नथुने में किया गया छिद्र । सम०--ऊतः 
नकेल द्वारा चलाया गया बल । 

नस्तित (वि०) [ नस्त+-इतच्‌ ] नाथा हुआ (नाक में 
रस्सी डालकर) । _. 

नस्य (वि०) [ नासिक+-यत्‌ नसादेशः ] अनुनासिक, 
स्यम्‌ 1. नाक का बाल 2. सुंघनी,--स्था 1. नाक 
2. पशु के नाक में से निकली हुई रस्सी, नकेल 
--शि० १२1१० । 

नह्‌, (दिवा० उभ०--नहाति--तते, नद्ध, इच्छा ० निनत्सति 
नाति) बांधना, बंघनयुक्त करना, ऊपर से चारो 
ओर से या एक जगह बांघना, कमर कसना--शेलेय- 
नद्धानि शिलातलानि - कु० ११५६, रघु० ४५७, 
१६।४१ 2. पहनना, वस्त्र घारण करना, सुसज्जित 
करना (आ० ), प्रेर०--पहनना, अप--खोलना अपि 


(५१५ ) 


“(कभी-कभी बदलकर केवल 'पि' रह जाता है) 1. 
बांधना, कमर कसना, बंधन में डालना--अतिपिनद्धेन 
वल्कलेन--श० १, मंदारमाला हरिणा पिनद्धा--श० 
७२ 2. पहनना, कपड़े धारण करना-भट्टि० ३४७ 
3. ढकना, (लिफाफे में) बंद करना--झ० १३१९, 
उद्‌ बाँधना, जकड़ना, गूंधना--रघु० १७३०, 
१८1५०, परि--घेरना, अन्तर्जेटित करना, परिवृत्त 
करना--सजगति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः 
"मा" ५१, रघु० ६६४, मालवि० ५।१०, ऋतु० 
६१२५, सम्‌--1. कसना, बांघना, जकड्ना 2. वस्त्र 
पहनना, धारण करना, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना, 
संवारना, लिबास पहनना-समनात्सीत्ततः सँन्यम्‌ 
--भट्टि० १५।१११--२, १४७, १७४ 4. (किसी 
कार्य के लिए) अपने आपको तैयार करना, (आ० 
इस अर्थ में) युद्वाय संह्यते --महा ०, छेत्तुं वञ्चमणीञ 
शिरीषकुसुमप्रांतन संनह्यते--भतृं० २।६, दे० 
'संनद्ध' भी । 

नहि (अव्य०) निश्‍चय ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं, 
किसी भी अवस्था में नहीं, बिल्कुल नहीं--आशंसा 
न हि नः प्रेते जीवेम दशमूर्घनि--भट्टिश १९५ । 

नहुषः [ नह +-उषच्‌ ] एक चन्द्रवंशी राजा, ययाति का 
पिता, पुरुरवा का पोता और आयुस्‌ का पुत्र, यह बहुत 
बुद्धिमान्‌, और बलवान राजा था। जब इन्द्र ने वृत्र 
को मार दिया, और उस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त 
करने के लिए वह एक सरोवर में जा छिपा, तो उस 
समथ नहुष राजा को इन्द्र के आसनं पर बिठाया 
गया । वहाँ रहे इए न हष इंद्राणी के प्रेम को जीतने 
के विचार से सप्तर्षियों को पालकी में जोत कर उसके 
भवन की ओर चला । मार्ग में उसने सप्तर्षियों को 
“सर्पे' 'सर्प' (तेज़ चलो, तेज़ चलो) कह कर फुर्ती से 
चलने के लिए कहा । उस समय अगस्त्य मुनि ने 
नहुष को साँप बन जाने का शाप दिया । वह आकाश 
से इस पृथ्वी पर गिरा और तब तक इसी दुरवस्था में 
पड़ा रहा जब तक कि युधिष्ठिर ने आकर उद्धार न 
किया हो) । 

ना | नह+-डा ] नहीं, न (म=न) । 

नाकः [ न कम्‌ अकम्‌ दुःखम्‌, तत्‌ नास्ति अत्र इति नि० 
प्रकृतिभावः ] 1. स्वर्ग--आनाकरथवत्मेनाम्‌ --रघु० 
१।५, १५।९६ 2. आकाश मंडल, ऊध्वंतर गगन, 
अन्तरिक्ष । सम०--चरः 1. देव 2. उपदेव--नाथः, 
नायकः इन्द्र का विशेषण,--वनिता अप्सरा--सद्‌ 
(पुं) देव,--भट्टि० १।४। 

नाकिन्‌ (पुं) [ नाकञ-इनि ] देवता, सुर--शि० १।४५। 

नाकुः [ नम्‌ +-उ नाक आदेशः ] 1. वल्मीक 2. पहाड । 

नाक्षत्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [ नक्षत्र+-अण्‌ ] तारा- 


सम्बन्धी, नक्षत्रविषयक,-त्रम्‌ २७ नक्षत्रों में से चन्द्रमा 
की गति के आधार पर गिना गया महीना, ६० घड़ी 
बाळे तीस दिनों का एक मास-नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्र- 
महोरात्रं प्रकीतितम्‌ --सू्यं ० । 


नाक्षत्रिकः [ नक्षत्र +-ठञ्य्‌ ] २७ दिनों का महीना (जिसमे 


प्रत्येक दिन- चन्द्रमा की नक्षत्रान्तर्गति पर आघा- 
रित है) । 


नागः [ नाग+-अण्‌ ] 1. सांप, विशेष कर काला साँप 


2. एक काल्पनिक नागदेत्य जिसका मुख मनुष्य जेसा 
और पूंछ साँप जेसी होती हे तथा जो पाताल में रहता 
है--भग० १०२९, रघु० १५८३ 3. हाथी---भेघ० 
११, ३६, शि० ४६३ विक्रम० ४२५ 4. मगर- 
मच्छ 5. कूर, अत्याचारी व्यक्ति 6. (समास के 
अन्त में), गण्यमान्य और पूज्य व्यक्ति---उदा० 
पुरुषनाम 7. बादल 8. खूंटी (दीवार में गडी हुई) 

9. नागकेसर, नागरमोथा 10. शरीरस्थ पाँच प्राणों 
में वह वायु जो डकार के द्वारा बाहर निकलतो हैं 
11. सात की संख्या--गम्‌ 1. रांग 2. सीसा । सम» 
“अंगना 1. हथिनी 2. हाथो की सूंड, --अंजना हथिनी, 
अधिपः शेष का विशेषण, अंतकः,-अरातिः, 
“अरिः 1. गरुड का विशेषण 2. मोर 3. सिह, 
“अशनः 1. मोर--पंच० १1१५९ 2. गरुड का विशे- 
षण, ~. आननः गणेश का विशेषण, - आहः हस्तिनापुर, 
““इन्द्रः 1. भव्य या श्रेष्ठ हाथी--कु० १।३६ 2. इन्द्र 
का हाथी ऐरावत 3. शेष का विज्षेषण,-ईक्ष: 1. शेष की 
उपाधि 2. परिभाषेन्दुशेखर तथा कई अन्य पुस्तकों का 
प्रणेता 3 पतंजलि,--उदरम्‌ 1. लोहे का तवा (जो 
सैनिक छाती के बांघते है), वक्षस्त्राण 2. गर्भावस्था 
का एक रोग विशेष, गर्भोपद्रवभेद,--केसरः सुगंधित 
फूलों का एक वृक्ष,--गर्भम्‌ सिन्दूर, चूडः शिव की 
उपाधि, जम्‌ 1. सिदुर 2. रांग,-जिह्विका मंनसिल, 
जीवनम्‌ रांगा - दंतः, ~- दंतकः 1. हाथी दांत 
2. दीवार में लगी खूंटी या दीवारगीरी,-इती 1. एक 
प्रकार का सुरजमूखी फूल 2. वेश्या,-नक्षक्षम्‌,-नाय- 
कम्‌ आइलेषा नक्षत्र, ( कः)सांपों का स्वामी,-नासा 
हाथी की सूंड,-- निर्यूहः दीवार में लगी खूंटी या 
दीवारगीरी,---पंचमो श्रावणशुक्ला पंचमी को मनाया 
जाने वाला उत्सव,- पदः एक प्रकार का रतिबंध, 
~ पाशः 1. युद्ध में शत्रुओं को फंसाने के लिए प्रयुक्त 
एक प्रकार का जादू का जाल 2. वरुण का शस्त्र या 
जाल, पुष्प: 1. चम्पक का पौधा 2. पुन्नाग गू 
--बंधकः हाथी पकड़ने वाला,- बंधुः गूलर का पेड़, 
पीपल का पेड़,-_बलूः भीम की उपावि--भूषणः शिव 
की उपाधि --मंडलिकः 1. सपेरा 2. सांप पकड़ने 
वाला,-मल्लः ऐरावत का विश्ञेषण,--यष्टिः (स्त्री०) 


( ५१६ ) 


यष्टिका 1. नये खुदे तालाब में पानी की गहराई | नाटार: [नट्या अपत्यम्‌ आरक्‌] अभिनेत्री का पुत्र । 
नापने के लिए अंशांकित बांस विशेष 2. घरती में छेद | नाटिकां [नाट-+-कन्‌--कापू, इत्वम्‌] एक छोटा या लघु 


करने का बर्मा,--रक्तम्‌, रेणु: सिदूर,--रंगः संतरा 
~ राज: शेष की उपाधि,--लता,---वल्लरी, - -वल्ली 
नागकेसर, पान की बेल,--लोकः सांपों की दुनिया, 
सांपों का कुल, भूलोक के नीचे अवस्थित पाताल लोक, 
~-वारिकः 1. राजकील हाथी 2. महावत 3. मोर 
4. गरुड की उपाधि 5. हाथियों का यूथपति 6. किसी 
समाज का प्रधान व्यक्ति,--संभवम्‌, - संभूतम्‌ सिन्दूर 
, साह्वयम्‌ हस्तिनापुर । 


नायर (वि०) (स्त्री०- री) [नगर-अण्‌] 1. नगर में 


उत्पन्न, नगर में पला 2. नगर से संबंध रखने वाला, 
नगरीय 3. नगर में बोला जाने वाला 4. नम्र, शिष्ट 
5. चतुर, चालाक 6. बुरा, दुष्ट, दुर्व्यसनी (जिसने 
नगर की बुराइयाँ ग्रहण करली हैं ),--रः 1. नागरिक 
=-मेघ० २५, शा० ४१९ 2. देवर, पति का भाई 
3. व्याख्यान 4. नारंगी 5. थकावट, कठिनाई, श्रम 
6. मुकरना, जानकारी का खण्डन,-- री 1. लिपि, 
वर्णमाला जिसमें प्रायः संस्कृत लिखी जाती है --तु० 
देवनागरी 2, चालाक और बुद्धिमती स्त्री -- हन्ता- 
भीरीः स्मरतु स कथं संवृतो नागरीभिः- - उ० दू० १६ 
3. स्नुही नाम का पौधा । 


नागरक, नागरिक (वि०) नगरेभवः बुडा, नगर+-ठक] 


1. नगर में पला नगर में उत्पन्न 2. नञ्ज, शिष्ट, 
शालीन-नागरिकवृत्त्या संज्चापयैनाम्‌-श० ५ 3. चतुर, 
बुद्धिमान्‌, चालाक,--कः 1. नागरिक 2. नम्र या शिष्ट 
व्यक्ति, वीर बहादुर, वह प्रेमी जो अपनी पहली प्रेमिका 
को अतिशय प्रेम प्रदर्शित करता हैं, परन्तु किसी अन्य 
से अपनी प्रणय प्रार्थना करता है 3. जो नगर के 
दुव्यंसनों में फंस गया हैं 4. चोर 5. कलाकार 6. पुलिस 
का मुख्य अधिकारी - विक्रम» ५, श० ६। 


नागरीटः, नागवी [नागरी +-इट्‌न-क, नाग इव व्येटति 


नाय--वि+- इट्‌ +-क]| 1. लम्पट, दुश्चरित्र 2. जार 
3. संबंध भिडाने वाला । 


प्रहसन, एक रूपक, उदा० रत्नावली, प्रियदशिका, या 
विद्ध्ालभंजिका; सा० द० परिभाषित करता हुँ 
--नाटिका क्लुप्तवत्ता स्थात्‌ स्त्रीप्राया चतुर्राद्धुका, 
प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्या्ञायको नृपः; स्यादन्तः 
पुरसंबंधा संगीतव्यापृताऽथवा; कन्यानुरागा कन्याऽत्र 
नायिका नृपवंशजा; संप्रवर्तेत नेताऽस्थां देव्यास्त्रासेन 
शङ्कितः, देवी पुनर्भेवेज्जेष्ठा प्रगल्भा नुपवंशजा; पदे 
पदे मानवती तद्वशः संगमो द्वयोः, वृत्तिः स्यात्कौशिकी 
स्वल्पविमर्शाः संघयः पुनः ५३९ । 


नाटितकम्‌ [नट्‌ +- णिच्‌ --क्त+-कन्‌] अनुकृति, किसी की 


चेष्टादि का अनुकरण, संकेत, हावभाव प्रदर्शन 
नए भीतिनाटितकेन--श० ५। 


नाटेयः,-रः [ नटी-ढक्‌ ढक्‌ वा] किसी अभिनेत्री या 


०2० 


नर्तकी का पुत्र । 


नाट्यम्‌ [ नट ष्यञ्ञ्‌ ] 1. नाचना 2. अनुकरणात्मक 


चित्रण, स्वांग, हावभाव प्रदर्शन, अभिनय करना-- 
नाटये च दक्षा वयम्‌--रत्न० १।६, नूनं नाटये भवति 
च चिरं नोर्वशीगर्वंशीला-विक्रमांकक १८।२९ 
3. नृत्यकला, अभिनय कला, नाट्यकला नाट्यं 
भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌--मालचि० 
१४४, -टब्य: अभिनेता । सम०--आचार्यः नृत्यकला 
का गुरु, उक्तिः (स्त्री०) नाटकीय वाक्यविन्यास, 
--धरमिका,- - धर्मी अभिनयसंबंधी नियमावली प्रियः 
शिव की उपाधि, शाला 1. नाचघर 2. नाटक 
खेलने का घर या स्थान, --शास्त्रम्‌ 1. नाट्य विज्ञान 
नृत्य, गीत तथा अभिनय संबंधी विद्या 2. नाटचशास्त्र 
पर लिखा गया ग्रन्थ । 


नाडिः-डी (स्त्रीश) | नड--णिच्‌+-इन्‌, ` नाडि+-डीष्‌ ] 


1. किसी पौधे का पोला डंठल 2. कमल की खोखली 
डंडी 3. (धमनी या शिरा की भांति) नछियों के 
आकार का शरीर का अंग-- षडघिकदशनाडीचक्रम 
व्यवस्थितात्मा--मा० ५।१,२ 4. बाँसुरी, मुरली 


नागरुकः [नाग न-रु+-क) संतरा, नारंगी । 


नागर्यम्‌ [नागर ~-ष्यञ्ग्‌ ] दृद्धिमत्ता, चतुराई । 
नाचिकेतः [नाचिकेता +-अण्‌] अग्नि । 


5. नासूर वाला घाव, नासूर, नाडीव्रण 6. हाथ या 
पैर की नब्ज 7. चौबीस मिनट के समय के बराबर 
माप, घड़ी 8. आधे मुहूर्त का काळमान 9. ऐन्द्रजालिक 


नाटः [नट्‌-घञा ] 1. नाचना, अभिनय करना 2. कर्णाटक जाल । सम० - चरणः एक पक्षी,-- चोरम्‌ एक छोटा 
प्रदेश । नरकुल, - जंघ: कौवा, परीक्षा नन्ज देखना,-मंडलम्‌ 
नाटकम्‌ [नट्‌ +-ण्वुल्‌} 1. स्वांग, रूपक 2. रूपक के दस आकाशीय विषुवत्‌ रेखा,-यंत्रम्‌ नली के आकार का 


मुख्य भेदों में से पहला, परिभाषा आदि के लिए 
दे० सा० द० २७७,---कः अभिनेता, नाचने वाला । 


नाटकीय (वि०) [नाटक छी नाटकसंबंघी, नाटक- 


विवयक--पूर्वरंगः प्रसंमाय नाटकीयस्य यस्तुनः 
--शि० २।८। 


एक उपकरण,--ब्रणः नासूर, पूयब्रण, रिसने वाला 
फोड़ा । 


नाडिका [ नाडि+-कन्‌-टाप्‌ ] 1. नली के आकार का 


अंग 2. २४ मिनट का समय, घड़ी-नाडिका विच्छेद 
पटङ्ः--मार ७, का० १३,७० ! 


( ५१७ ) 


नाडि (डी) धम (वि०) [ नाडीं घमति --नाडी +-घ्मा+- 
खश्‌, घमादेशः, ह्ूस्वः, मुम्‌ च, प्रक्षे ह्वस्वाभावः ] 
(भय आदि) नलिकाकार अंगों को गति देने वाला, 
नाडिधमेन इवासेन-का० ३५३,--म: सुनार । 

साणकम्‌ [ न आणकम्‌, इति ] सिक्का, मोहर लगी हुई 
कोई वस्तु, एषा नाणकमोषिका मकशिका--मृच्छ० 
१२३, याज्ञ ० २1२४० । 

नातिचर (वि०) [ न अतिचरः | जो बहुत लंबी अवधि 
का न हो, जो दीर्धकालोन न हो । 

नातिदूर (वि०) [न अतिदूरः ] जो बहुत दूर न हो, 
अधिक दूरी पर न स्थित हो । 

नातिवाद: [न अतिवादः ] दुर्वचन तथा अपशब्दों का 
परिहार करना । 

नाथ्‌ (म्वा० पर० नाथति--कभी-कभी आ० भी) 
1. निवेदन करना, प्रार्थना करना, किसी बात की 
याचना करना (संप्र० अथवा द्विकर्म० के साथ), 
मोक्षाय नाथते मुनिः- वोप०, नाथसे किमु पति न 
भूभृतः--कि० १३।५९, संतुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं 
नाथति के नाम न लोकनाथम्‌ -ने० ३।२५ 2. शक्ति 
रखना, स्वामी होना, छा जाना 3. तंग करना, कष्ट 
देना 4. आशीर्वाद देना, मंगल कामना करना, झुभा- 
शीष देना (केवल इस अर्थ में आ०), नाथितशमे 
महावी० १।११, ( मम्मट निम्नांकित पंक्ति में 
बतलाता हे कि यहाँ 'नाथते' स्थान पर 'नाथति' होना 
चाहिए, क्योंकि यहाँ अर्थ केवल “निवेदन या प्रार्थना 
करना' है--दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा 
कृथाः), सपिषो नाथते--सिद्धा ० । 

नाथः [ नाथ्‌+अच्‌ ] 1. प्रभु, स्वामी, रक्षक, नेत - नाथे 
कुतस्त्वय्पशुभं प्रजानाम्‌--रघु० ५।१३, ३।४५, 
त्रिलोक”, केलास” आदि 2. पति 3. भारवाही बैल 
की नाक में डाला हुआ रस्सा । सम०- हरि: पशु । 

नाथवत्‌ (वि०) [ नाथ+-मतुप्‌, वत्वम्‌ | 1. सनाथ, 
जिसका कोई स्वामी या रक्षक हो--नाथवंतस्त्तया 
लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे उत्तर० १।४३ 2. परा- 
श्रयी, पराधीन । 

नादः [नद्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. ऊंची दहाइ, चिल्लाहट, चीख, 
गरजना, दहाइना-सिहनादः, घन? आदि 2. ध्वनि 
मा० ५।२० 3. (योगशास्त्र में) अनुनासिक ध्वनि 
जिसे हम चन्द्रबिन्दु (ˆ) के द्वारा प्रकट करते हे । 

नादिन्‌ (वि०) [ नद्‌ ‡-णिनि ] ध्वनि या शब्द करने 
वाला, अनुनादी --अंबुदवृंदनादी रथ:---रघु० ३1५९, 
१९।५ 2. रांभने वाला, गरजने वाला-खर”, सिंह? 
आदि । 

नादेय (वि०) (स्त्री--यो) [नदी+ढक्‌ ] नदी में 
उत्पन्न, जलीय, समुद्रीय,--यम्‌ सेंघानमक । 


| 


नाना (अव्य०) .[ न+नाञ्ञ्‌ ] 1. अनेक स्थानों पर, 
विभिन्न रीति से, विविध प्रकार से, तरह तरह से 
2. स्पष्ट रूप से, अलग, पृथक्‌ रूप से, 3. विना 
(कर्म करण० या अपा के साथ) नाना नार 
निष्फला लोक यात्रा--वोप०, (विश्व) न नामं 
शंभुना रामात्‌ वर्षणाघोक्षजो वरः--तदेव 4. (समास 
के आरंभ में विशेषण के रूप में प्रयोग) विविध 
प्रकार का, तरह तरह का, नाना प्रकार का, विभिन्न, 
विविघ--नाना फलं: फलति कल्पलतेव भूमिः --भर्तु० 
२1४६, भग० १॥९, मनु० ९।१४८ । सम० अत्यय 
(वि०) विभिन्न प्रकार का, बहुपक्षी -अर्थ (वि०) 
1. विविध उद्देश्य या लक्ष्यों वाला 2. विविध अथॉ 
वाला, (शब्द के रूप में) अनेकार्थक--कारम्‌ 
(अव्य०) विविध प्रकार से करके,--रस (वि०) 
विविध रुचि से युक्त--मालवि० १।४,-- -रूप (वि०) 
विभिन्न रूपों वाला, विविध प्रकार का, बहुरूपी, 
नाना प्रकार का,--वर्ण (वि०) भिन्न २ रंगो का, 
--विष (वि०) विविध प्रकार का, तरह तरह का, 
बहुविध,--विघम्‌ (अव्य०) विविध रीति से! 

नानांद्रः [ ननांदु+-अण्‌ ] ननद का पुत्र । 

नांत (वि०) | न० ब० ] अन्तरहित, अनन्त । 

नांतरीयक (वि०) [ न अन्तराविनाभवः--अन्तरा 4-छ, 
नकन्‌ ] जो अलग न किया जा सके, अनिवार्य रूप 
से जुड़ा हुआ । 

नांत्रम्‌ [ नम्‌ +-ष्ट्रन्‌ | प्रशंसा, स्तुति । 

नांदिकरः, नांदिन्‌ (१०) [ नान्दी करोति-कु--ट, हुस्वः, 
नन्दू-+ णिनि ] नांदी पाठ करने वाला, (नाटक के 
आरम्भ में मांगलिक वचन बोलने वाला) । 


नांदी [ नन्दन्ति देवा अत्र नन्द्‌ --घज्म , पृषो० वृद्धि, डीप्‌ ] 

1. हषं, संतोष, खुशी -2 समृद्धि 3. धर्मानुष्ठान के 

आरम्भ में देवस्तुति 4. विशेषकर, नाटकं के आरम्भ 
में मंगलाचरण के रूप में आशीर्वादात्मक इलोक या 
इलोकों का पाठ, स्वस्त्ययन --आशीवंचनसंय्‌क्‍ता नित्यं 
यस्मात्रयुज्यते, देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नांदोति संज्ञिता 
या _ देवद्विजनृपादीनामाशीर्वचनर्पूविका, नंदंति देवता 
यस्यां तस्मान्नान्दीति कीतिता । सम० - करः देऽ 
नांदिन्‌ु--निनाद: हर्षनाद --महावी० २।४,--- पट: 
कुएँ का ढक्कन - मुख (वि०) (दिवंगत पूर्वज या 
पितर) जिनके लिए नांदोमुख श्राद्ध किया जाय 
(खम्‌) श्राद्धम्‌ पितरों को पुण्यस्मृति में किया 
जाने वाला श्राद्ध, विवाह आदि शुभ उत्सवो से पूर्व 
को जाने वालो आरंभिक स्तुति (खः) कये का ढक्कन, 
---बादिन्‌ (पुं) 1. नाटक में मंगलाचरण के रूप 
में नान्दी पाठ करने वाला 2. ढोल बजाने वाला, 
-- राद्धम्‌ दे ऊपर 'नांदीमृखम्‌'। 


( ५१८ ) 


नापितः [ न आप्नोति सरलताम्‌--न--आप्‌ -+-तन्‌, कटर] 


नाई, हजामत बनाने वाला-पंच० ५१। समे० 
शाला नाई की दुकान, क्षोरगृह, वह स्थान जहाँ 
.हजामत होती हो । 


नापिप्यम्‌ [ नापित--ष्यञ्ञ्‌ ] नाई का व्यवसाय । 
नामिः (पुं०, स्त्री} [ नह_--इव्य_, भव्चान्तदेश: ] सूंडी 


~ गंगावर्तसनाभिर्नाभि:--दश० २, निम्ननाभि:-मेघ० 
८३, रघु० ६।५२, मेघ० २८ 2. नाभि के समान गर्त 
-- (पुं०) 1. पहिए की नाह पंच० १।८१ 2. केन्द्र, 
किरणबिन्दु, मुख्य बिंदु 3. मुख्य, अग्रणी, प्रधान 
-कृत्स्यनाभिनृपमंडलस्य-रघ्‌ ० १८।२० 4. निकट 
की रिस्तेदारी, बिरादरी, (जाति आदि) का समुदाय 
जैसा कि सनाभि' में 5. सर्वोपरि प्रभु--रघु० ९१६ 
6. निकटसंबंधी 7. क्षत्रिय 8. जन्मभू मि,~भिः (स्त्रीश) 
कस्तूरी (अर्थात्‌ मृगनाभि) (विशे० बहु० समास के 
अन्त में प्रयुक्त 'नाभि' शब्द बदल कर 'नाभ' बन 
जाता है) जैसा कि 'पद्मनाभः' में) । सम०- आवतं: 
नाभि का गर्ते,--ज६- जन्मन्‌ (प्‌ं०) _ मूः ब्रह्मा के 
विशेषण,-- नाडी,--नाळन्‌ 1. नाभिरज्जु, जन्मरज्ज्‌ , 
नाळ 2. नाभि का विदारण । 


नाभिल (वि०) [ नाभिरस्त्यस्य--लच्‌ ] नाभि से संबद्ध, 


या नाभि से आने वाला । 


ताभीलम्‌ [ नाभि-गीष्‌-+-ला त-क ] 1. ताभि का गर्त 


2. पीडा, 3. विदीर्ण नाभि । 


नाम्य (वि०) [ ताभि+यत्‌ ] नाभि से संबंध रखने वाला, 


नाभि से आने वाला, नाभि में रहने वाला, नाल से 
जुड़ा हुआ,--म्यः शिव का विशेषण । 


नाम (अव्य०) [ नम्‌ +-णिच्‌‡ड ] निम्नांकित अर्थों में 


प्रयुक्त होने वाला अव्यय--1. नामघारी, नामक, नाम 
से हिमालयो नाम were अ ० १, तन्नन्दिनीं 
सुवृत्तां नाम दश० ७ 2. _ निस्सन्देह, निश्चय ही, 
सचमुच, वास्तव में, यथार्थ में, अवश्य, वस्तुतः--मया 
नाम जितम्‌- वेणी० २।१७, विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि 
तपोवनानि नाम--श० १; आइ्वासितस्य मम 
--विक्रम ० ५।१६, जब कि में जरा आइवस्त हुआ 
3. संभवतः, कदाचित्‌- प्रायः 'मा' के साथ - अये 
पदशब्द इव मा नाम रक्षिणः--मृच्छ० ३, कदाचित्‌ 
(परन्तु मुझे आशा नहीं) रखबालों का--मा नाम 
अकार्य कुर्यात्‌-मुच्छ० ४ 4. संभावना--तवैव 
नामास्त्रमतिः- कु० ३।१९, त्वया नाम मुनि विमान्यः 
--श० ५।१९, क्या यह संभव है (निदात्मक ढंग से), 
इसका प्रयोग 'अपि' के साथ बहुधा निम्नांकित अर्थ 
में होता है--मेरी इच्छा हैँ क्या ही अच्छा हो' 
“क्या यह संभव हे कि' आदि, दे० 'अपि' के अन्तर्गत 
5. झूठमुठ का कार्ये, बहाना (अलीक), कार्तातिको 


नाम मूत्वा--दश० १३०, इसी प्रकार, “भीतो नामाव- 
प्लुत्य/ १०४, मानों भयभीत होकर--परिश्रमं नाम 
विनीय च क्षणम्‌ कु० ५३२ 6. (लोट्‌ रकार के 
साथ) माना कि, यद्यपि, हो सकता हँ, अच्छा-- 
तद्भवतु नाम शोकावेगाय--का० ३०८ करोतु नाम 
नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः--हि० २।१४, यद्यपि 
वह स्वयं प्रयत्न कर सकता है, इसी प्रकार--मा० 
१०।७, श० ५८ 7. आइचये--अंधो नाम पर्वत- 
मारोहति--गण० 8. रोष या निदा-ममापि नाम 
दशाननस्य परैः परिभवः--गण०, (यह वाक्य निदा- 
सूचक भी हो सकता है), कि नाम विस्फुर शस्त्राणि- 
उत्तर० ४, ममापि नाम सत्वैरभिभूयते गृहाः-- श° 
६; नाम शब्द प्रायः प्रश्‍न वाचक सर्वेनाम तथा उससे 
व्युत्पन्न 'कथम्‌' 'कदा' आदि अन्य शब्दों के साथ 
प्रयुक्त होकर निम्नलिखित अर्थ प्रकट करता है-- 
“संभवतः 'निस्सन्देह', “मैं जानना चाहुँगा-- अमि 
कथं नामैतत्‌--उत्तर० ६, को नाम राज्ञां प्रिय:-- 
पंच० १।१४६, को नाम पाकाभिमुखस्य जंंतुर्दाराणि 
दैवस्य पिघातुमीष्टे--उत्तर० ७।४ । 


नामन्‌ (नपुं०) [म्नायते अभ्यस्यते नम्यते अभिधीयते 


अर्थोऽनेन वा म्नाञ मनिन्‌ नि० साधुः] 1. नाम, 
अभिधान, वैयक्तिक नाम (विप० गोत्रम्‌) किं नु 
नामैतदस्या:--मुद्रा ० १, नाम प्रह संबोधित करना 
या नाम लेकर बुाना, नामग्राहमरोदीत्सा भट्टि० 
५।५, नास कृ या बा, नाम्ना या नामतः कृ नाम 
रखना, पुकारना, नाम लेकर बुलाना--चकार नाम्ना 
रघुमात्मसंभवम्‌ रघु० ३।२१, ५।३६, तौ कुशलबौ 
चकार किल नामतः-१५।२२ चंद्रापीड इति नाम 
चक्रे-का० ७४, मातरं तामतः पृच्छेयम्‌ श० ७ 
2. केवल नाम-- संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो 
नामापि न ज्ञायते--भतृँ० २।६७, “नाम भी नही 
अर्थात्‌ 'कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है” आदि 
3. (व्या० में) संज्ञा, नाम (विष० आख्यात) तन्नाम 
येनाभिदधाति सत्वं-या-सत््वप्रघानानि नामानि-- 
निरु० 4. शब्द, नाम, समानार्थक शब्द --इति वृक्ष 
नामानि 5. सामग्री (विप० गुण) । सम०-- अंक 
(वि०) नाम से चिह्तित--रघु० १२।१०३,--अनु- 
झासनम्‌,_ अभिधानम्‌ 1. किसी के नाम की घोषणा 
करना 2. शब्द संग्रह, शब्दकोष, अपराधः (किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को) नाम लेकर गाली देना, नाम 
लेकर बुखाना अर्थात्‌ तिरस्कार करना, आवली 
किसी देवता की) नामन्सूची,--करणम्‌,- कर्मन्‌ 
(नपुंश) 1. नाम रखना, जन्म होने के पश्चात्‌ 
बालक का नामकरण करना 2. नाम मात्र का अनु- 
बंघ,--प्रहः नामोल्लेख करना, नाम लेकर संबोधित 


( ५१९ ) 


करना, नामोच्चारण, नाम याद करना--पुण्यानि 
नामग्रहणान्यपि महामुनीनाम्‌ --४३, मनु० ८२७१, 
रघु० ७४१,--त्याग: नाम छोडना,--स्वनामत्यागं 
करोमि पंच० १, “मै अपना नाम छोड़ दूंगा',--घातु 
नाम क्रिया, नाम धातु (जैसे पार्थायते, वृषस्यति 
आदि) ,-- घारक,--घातिन्‌ (वि०) नाम मात्र रखने 
वाला, नाम मात्र का, नाममात्र--पंच० २1८४,-- 
घेयम्‌ नाम, अभिधान,--वनज्योत्स्नेति कृतनामधेया 
श० १, कि नामधेया सा-मालवि० ४, रघु० १४५, 
१०६७, ११८, मनु० २।३०,--निर्देक्षः नाम से 
संकेत -मात्र (वि०) केवल नामघारी, नाममात्र 
का, नाम के लिए, पंच० ११७७, २।८६,- माला, 
संग्रहः नामों की सूची, (संज्ञाओं की) शब्दावली, 
--मुद्रा मोहर लगाने की अंगूठी, नामांकित अँगूठी-- 
उभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयत:-- 
श० १,--लिगम्‌ संज्ञाओं का लिग अनुशासनम्‌ संज्ञा 
शब्दों के लिंगो की नियमावली,---बजित (वि०) 
1. नाम रहित 2. मुख, बेवकूफ,--वाचक (वि०) 
नाम बतलाने वाला. (कम्‌) व्यक्ति वाचक संज्ञा - 
शेष (वि०) जिसका केवल नाम ही बाकी रह गया हो, 
जिसका नाम ही जीवित हो, स्वर्गीय-उत्तर० २६ । 

नामिः [नम्‌ --इज.] विष्णु की उपाधि । 

नामित (वि०) [तम्‌+णिच्‌ --क्त] झुका हुआ, विनम्र, 
विनीत । 

नाम्य (वि०) [नम्‌+णिच्‌ +क्त] लचकदार, लचीला, 
लचकीला । 

नायः [नी+घञ्ञ्‌] 1. नेता, मागं दर्शक 2. मागं दिख- 
लाने वाळा, निर्देशक 3. नीति 4. उपाय, तरकीब । 


` नायकः [ नी-ण्वुल्‌ ] 1. मार्गदर्शक, अग्रणी, संवाहक 2 


मुख्य, स्वामी, प्रधान, प्रभु 3. गण्यमान्य या प्रधान 
पुरुष, पूज्य ब्यक्ति-सेनानायकः आदि 4. सेनानायक, 
सेनापति 5. (अल० शा० में) नाटकया काव्य का 
नायक, (सा० द० के अनुसार नायक चार प्रकार. के 
हैं -धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और घीर- 
प्रशान्त, इन चारों के कुछ अवान्तरभेद होने के 
कारण नायक के भेद संख्या में ४० होते हैं, सा० द० 
६४।७५, रागमंजरी केवल तीन भेदों का (पति, उप- 
पति और बैशिक ९५।११० उल्लेख करती है) 
हार के बीच का मुख्य मणि 7. निदर्शन या मुख्य 
उदाहरण--दशते स्त्रीषु नायकाः! सम०-अधिपः 
राजा, प्रभु । 

नायिका [ नायक+-टापू, इत्वम्‌ ] 1. स्वामिनी 2. पत्मी 
3. किसी काव्य या नाटके को नाविका (सा० द० 
के अनुसार नायिका के तीन भेद हैं -स्वा या स्टीया 
अन्या या परकीया तथा साधारण स्त्री आगे वर्गीकरण 


के लिए दे० सा० द० ९७-११२, और रसम 
३-९४, तु० “अन्यस्त्री भी) 

नारः [ नर+ अण्‌ ] जल (स्त्री भी -तु० मनु० शा 
१०)--रम्‌ मनुष्यों की भीड़ या सम्मदं । सम० 

दनम्‌ सोना । 

नारक (वि०) (स्त्रीऽ - की) | नरक--अण्‌ ] नारकीय, 
नरकसंबंधी, दोजखी,-- कः 1. नारकीय प्रदेश, दोजख 
नरकवासी । 

नारकिक, नारकिन्‌, नारकीय (वि०) [ नरक+-ठक्‌, 
इनि, छ वा ] 1. नरक का, दोजखी 2. नरक या 
दोजख में रहन वाला । 

नारंग: [ न्‌ञ-अंगच्‌, वृद्धि ] १. संतरे का पेड़ 2. लुच्चा, 
लम्पट 3. जीवित प्राणी 4. युग्गल,--ग़म्‌, -- गकम्‌ 
1. संतरे, सद्योम्‌ं डित मत्तहणचिबुकप्रस्पधिनारंगकम्‌ 
2. गाजर । 

नारदः [ नरस्य घर्मो नारं, तत्‌ ददाति--दा+-क ] 
प्रसिद्ध देवषि का का नाम, दिव्य ऋषि, सन्त महात्मा 
जिसने देवत्व प्राप्त किया [ देवर्षि नारद ब्रह्मा के दस 
मानस पुत्रों में से एक हैं जो उसकी जधा से उत्पन्न 
हुए, यह वेदों के संदेशवाहक के रूप में चित्रित किया 
गया हे जो मनुष्यों को देवों का संदेश देते तथा 
मनुष्यों का संदेश देवों तक पहुंचाते थे । यह देवता 
और मनष्यों में कलह के बीज बोने के कारण 'करि- 
प्रियः कहलाते थे, कहा जाता हें कि 'बोणा' का 
आविष्कार इन्होंने ही किया था, यह एक आचार" 
संहिता के भी प्रणेता हे जिसका नाम इन्हीं के नाम 


पर 'नारद-स्मृति' है ] । 

नारसिंह (वि०) [ नरसिह+-अण्‌ ] नरसिंह से संबंध 
रखने वाला,--हुः विष्णु का विशेषण । 

नाराचः [ नरान्‌ आंचमति--आ-+-चम्‌ +ड स्वार्थं अण्‌, 
नारम्‌ आचामति वा तारा० ] 1. लोहे का बाण, 
तत्र नाराचदुदिने- रघु० ४४१ 2. बाण=~कनक- 
नाराचपरंपराभिरिव--का० ५७ 3. जल हाथी ! 

नाराचिका, नाराची नाराच+हन्‌+टाप्‌, नाराचर्न- 
अच्‌ --डीष्‌ ] सुनार की तराजू, (कसौटी रूपो 
तराजू) 

नारायणः [ नारा अयनं यस्य ब०स० | 1. विष्णु की 
उपाधि (मनु० १।१० में इसको व्युत्पत्ति यह दी ह 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः, ता यद- 
स्यायनं पूर्वे तेन नारायण: स्मृत एक प्राचीन 
ऋषि का नाम जो 'नर' के साथी थे तथा जिन्होंने 
अपनो जंघा से उर्वशी को पदा किया--तु० उरुद्धवा 
नरसखस्य मुनेः सुरस्त्री --विक्रम० १।२, दे० 'नर- 
नारायणं “तर' के अन्तर्गत -णी 1. घन की देवी 
लक्ष्मी का विशेषण 2. दुर्गा का विशेषण । 


(.-पर*.) 


नारोकेरः,--लः [ किल्‌--घञ_ऱकेलः, नार्या: केलः 
-ष० त०, पृषों० ह्लस्वः, अथवा नल्‌-इण्‌ लस्य 
रःन्=नारि, केन जलेन इलति-इल्‌--क कम» 
स० ] नारियल--नारिकेलसमाकारा दृश्यंते हि 
सुहूज्जना:--हि० १।९४ (यह्‌ शाब्द इस प्रकार 
(नारिकेलि -ली, नारिकेर- ल, नाडि (डी) केर, 
नालिकेर, नालिकेलि-ली) भी लिखा जाता ह । 

नारी [ तृ-नर वा जातौ डीयू नि० ] 1. स्त्री,-अर्थतः 
पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान्‌ --मुच्छ० ३।२७। 
सम०- तरंगकः 1. जार, उपपति 2. लम्पट,--दूषणम्‌ 
स्त्री का दुर्व्यसन (वे हैँ-पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च 
विरहोऽटनम्‌, स्वप्नोऽन्यगृहवासरच नारीणां दूषणानि 
षट्‌ -मनु० ९।१३,-- प्रसंगः कामासक्ति, लम्पटता, 
-- रत्नम्‌ स्त्रीरत्न, श्रेष्ठ स्त्री । 

0074 [ नारीणामङ्गमिव शोभनमंगं यस्य ] संतरे का 
डु । 

नाल (वि०) [ नलस्येवम्‌-- अण्‌ ] नरकुल का बना हुआ 
--लम्‌ 1. पोला डंठल, विशेष कर कमल की डंडी; 


विकचकमले: स्निग्धवंडूर्यनालैः-मेध० ७६, रघु» . 


६।१३, कु० ७८९, (पृ० भी इस अर्थ में) 2. शरीर 
की नलिकाकार वाहिनी, धमनी 3. हरताल 4. मूठ, 
दस्का - लः नहर, नाली । 

नालंबी (स्त्री०) शिव की वीणा । 

नाला [ नलू--ण +-टाप्‌ ] पोळा डंठल, विशेषकर्‌ कमल 
नाल । 

नालिः, --ली (स्त्रीश) [नल्‌ ‡-णिच्‌+-इन्‌, नालि+ 
ङीष्‌] । शरीर की नलिकाकार वाहिनी, घमनी 2. 
पोळाडंठल, विशेषकर कमलनाल, 3. २४ घंटे का 
समथ, घड़ो 4. हाथी के कानों को बींघने का 
उपकरण 5. नहर, नाभी 6. कमलफूल । 

नालिकः [नलमेव नालमस्त्यस्य ठन्‌] भैंसा--का 1. कमल 
की डंडी 2. नली 3. हाथी का कान बींधने का 
उपकरण, --कम्‌ 1. कमल का फूल 2. एक प्रकार का 
फूंक से बजने वाला वादययंत्र, बांसुरी । 

नालिकेर, नालिकेलि -लो दे० नारिकेर आदि । 

नालीकः [नाल्यां कायति--केय-क तगरा०] 1. बाण 2. 
भाला, नेजा 3. कमल 4. कमल की रेशेदार डंडी 5. 
कमल के फूलों का रेशेदार डंठल । 

नालीकिनी [नालीक--इनि-+-डीप्‌] 1. कमल फूलों का 
गुच्छा, समूह 2. कमलों का सरोवर । 

नाविकः [नावा तरति--ठन्‌] जहाज का कर्णवार, चालक 
-- अख्यातिरिति ते. कृष्ण मग्ना नौर्नाविके त्वयि, 
नाविकपुरुषे न विश्वास:--महा० 2 पौतवाहक, 
मल्लाह्‌ 3. नौयात्री । 

नादिन्‌ (षुं०) {नौ -इनि} केवल, मल्लाह । 


नाव्य (वि०) [नावा तारय नौ+यत्‌] 1. जहाँ किश्ती या 
जहाज से जाया जा सके, (मदी आदि) जिसमें जहाज 
चलाया जा सके -नाव्याः सुप्रतरा नदीः--रघुऽ 
४1३१, नाव्यं पयः केचिदतारिषुर्भुज:--शि० १२।७६ 
2. प्रशंसा के योग्य --ब्यम्‌ नयापन, नूतनता । 

नाशः [नश्‌ञ-घञ्ञ्‌] 1. ओझल होना-- गता नाशं तारा 
उपक्कतमसाधाविव जने--मुच्छ० ५।२५ 2. भग्नाशा, 
ध्वंस, वर्बादी, हानि--भग० २।४० रघु० ८।८८, 
१२।६७, इसी प्रकार वित्त” बुद्धि) 3. मृत्यु 4. 
मुसीबत, संकट 5. परिहार, परित्याग 6. भगदड़, 
पलायन । 

नाशक (वि०) [नश्‌+णिच्‌+-ण्बुलू] विध्वंसक, नाश 
करने वाला । 

नाशन (वि०) (स्त्री-नी) नश्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌] 
नष्ट करने वाला, नाश कराने वाला, हटाने वाला 
(समास में) नम्‌ 1. विध्वंस, बर्बादी 2. दूर हटाना, 
दूर कर देना, बाहर निकाल देना 4. नष्ट होना, 
मृत्य । 

नाशिन्‌ (वि०) (स्त्री --नी) [नश्‌+ णिनि] 1. विध्वंसक, 
नाश करने वाला, हटाने वाला 2. नष्ट करने वाला, 
नष्ट होने योग्य --भग० २1१८ मनु० ८१८५ । 

नाष्टिकः [नष्ट -+-ठञ्य्‌ ] खोई हुई वस्तु का स्वामी । 

नासा [नास्‌ + अ+-टाप्‌] 1. नाक--स्फुरदधरनासापुटतया 
--उत्तर० १।२९, भग० ५१२६ 2. हाथी की सूंड 
3. दरवाजे की चौंखट की ऊपर की लकड़ी । सम० 
अग्रम्‌ नाक का अग्रभाग, मा० १।१,--छिद्रम्‌, -- 
रन्घुम्‌, -- विवरम्‌ नथुनां,-- दाद (नपुं०) दरवाज़े की 
चौखट की ऊपर बाली लकड़ी,-.परि्राब: नाक का 
बहना, सर्दी लगना, पुटः,-पुटम्‌ नथुना,--बंशः नाक 
की हड्डी, खावः सर्दी से नाक का बहना । 

नासिकंघय (वि०) [नासिका +-घे+- खश्‌, मुम्‌, ह्लस्वश्च] 
नाक के द्वारा पीने वाला । 

नासिका [तास्‌+प्वुल्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌] नाक, दे० 'नासा' । 
सम०--मलः नाक से निकलने वाला इलेष्मा । 

नासिक्य (वि०) [नासिका +-ण्यच्‌] 1. अनुनासिक 2. नाक 
में होने वाला,--क्यः अनुनासिक ध्वनि,-क्यम्‌ नाक । 

नासीरम्‌ [नासाय ईर्ते - ईर्‌--क तारा०] सेना के सामने 
आगे बढ़ना या लड़ना- रः 1. (सेना का) अग्रभाग 
--नासीरचरयोभंटयोः महावी० ६, ने० १।६८ 2. 
सेना की पंक्ति के आगे चलने वाला योद्धा । 

नास्ति (अव्य०) [न +-अस्ति| 'यह नहीं है' अनस्तित्व, 
जैसा कि 'नास्तिक्षीरा' में। सम०- वादः “सर्वोपरि 
शासक या परमात्मा का अनम्तित्व' सिद्धांत, नास्ति- 
कता, अनास्था --बौद्धेणैव सर्वदा नास्तिवादशरेण 
—का० ४९ 


( ५२१ ) 


नास्तिक (वि०) [तास्ति परलोकः तत्साक्षीश्वरो वा इति 
मतिरस्य--ठन्‌] या--कः अनीश्वरवादी, अविश्वासी, 
जो वेदों की प्रामाणिकता, पुनर्जन्म और परमात्मा या 
विश्व के विधाता के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता 
है--शि० १६७ मनु० २।११, १।२२। 

नास्तिक्यम्‌ [नास्तिक ष्गञ्जू] नास्तिकता, अनास्था, 
पाखंडधमं । 

नास्तिकः (पू?) आम का वृक्ष । 

नास्यम्‌ [नासा--यत्‌] नाक की रस्सी, चालू बेल की 
नकेल । 

नाहः [नह--घडा ] 1. बंधन, निग्रह 2. फंदा, जाल 3. 
मलावरोध, कोष्ठबद्धता । 

नाहुषः, --षिः [ नहुषस्यापत्यम्‌ ¬ नहुष-अण, इण्‌ वा] 
ययाति राजा की उपाधि । 

नि (अव्य०) [नी--डि] (प्रायः संज्ञा या क्रिया के पूर्व 
उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेष या 
संवंधबोधक अव्यय के रूप में विरल प्रयोग), गण० 
के अनुसार, इस शब्द के निम्नांकित अर्थ हे-1. 
निचान, नीचे की ओर गति--निपत्‌ निषद्‌ 2. समूह, 
या संग्रह, निकर, निकाय 3. तीव्रता-निकाम, 
निगृहीत 4. हुक्म, आदेश, निदेश 5. सातत्य, स्थायित्व 
-+निविशवते 6. कुशलतानिपुण 7. नियन्त्रण, निग्रह, 
निबंध 8. सम्मिलन (में, अन्तर्गत) निपीतमुदकम्‌ 
9. सान्निध्य, सामीण्य --निकट 10. अपमान, बुराई, 
हानि -निक्ृति, निकार 11. दिखलावा, निदर्शन 
12. विश्राम, निवृत्ति 13. आश्रय, शरण 14. सन्देह 
15. निश्चय 16. पुष्टीकरण 17. (दुर्गादास के 
अनुसार) फेंकना, देना आदि । 

निःक्षेपः [ निर्‌+-क्षिप्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. फेंकना, भेज देना 
2. व्यय करना । 

निःश्रयणो, निःश्रेणि: (स्त्री०) [ निःनिङ्चितं श्रीयते आजी- 
यते अनया निर्‌+श्रिञ-ल्युट्‌‡-ङीप्‌, निङ्चिता श्रेणिः 
सोपानपंक्तिः यत्र ब० स० | सीढ़ी, ज्जीना--रघु० 
१५।१०० । 

निःइवासः, निश्वासः [ निंर्‌+-श्वस्‌ ]-घडा, ] 1. साँस 
बाहर निकालना, बहि:श्वसन 2. आह भरना, लम्बा 
साँस लेना, श्वास लेता । 

निःसरणम्‌ [ निर्‌ +स्‌ {-ल्युट्‌ | 1. बाहर जाना, बहिर्गमन 
2. निकास, द्वार, दरवाजा 3. महाप्राण, मृत्यु 
4. उपाय, तरकीव, उपचार 5. मोक्ष । 

निःसह (त्रि०) [निर्‌ +सह, खल्‌ | सहन करने या रोकने 
के अयोग्य, असह्य 2. निःशक्त, बळहीन, हतोत्साह, 
म्छाय, श्रान्त, अधि विरम निःसहासि जाता --मा० २, 
इसी प्रकार मा० २, ७, उत्तर० ३ 3. असहनीय, जो 
सहा न जा सके, अनिवार्य । 


६६ 


निःसारणम्‌ [निर्‌ +-सु+-णिच्‌ +ल्युट्‌ | 1. निष्कासन, 
निकाल बाहर करवा 2. घर से निकलते का मार्ग, 
द्वार, दरवाजा । 

निःख्रबः [ निर्‌+-स्रु+ अप्‌ | शेष, बचत, फाल्तू । 

निःस्रावः [ निर्‌-+-स्तु ] 1. व्यय, खर्च करना, अर्थव्यय 
2. चावलों का मांड । 

निकट (वि०) [ नि समीपे कटति नि+कट्‌+-अच्‌ ] नज- 
दीकी, समीपस्थ, अदूरस्थ, आसन्न,--- टः,--टम्‌ समीप्य 
('तजदीक' 'पास' 'समीप' अर्थो को क्रिया विशेषण के 
रूप में प्रकट करने के लिए 'निकटे' प्रयुक्त होता है-- 
वहति निकटे कालख्रोत: समस्तभया वहम्‌-शा० ३।२) 

निकरः [ नि+-कृ-अच्‌, अप्‌ वा ] 1. ढेर, चट्टा 2. झुण्ड, 
समुच्चय, संग्रह_-पपात स्वेदांबुभ्रसर इव हर्षाश्ुनिकरः 
--गीत० ११, शि० ४५८, ऋतु ० ६१८ 3. गठरी 
4. रस, सार, सत 5. उपयुक्त उपहार, दक्षिण 6. निधि, 
खजाना । 

निकतंनम्‌ [ नि+-कृत्‌+-ल्युट्‌ ] काट डालना । 

निकर्षणम्‌ [ नि-{-कृष्‌+-ल्युट्‌ | विश्राम या बिहार के लिए 
खुला स्थान, नमर में या नंगर के निकट खेल का 
मैदान 2. दालान 3. पड़ोस 4. जमीन का टुकड़ी जो 
अभी जोता न गया हो । 

निकषः [नित-कष्‌+-घ, अच्‌ वा] 1. कसौटी, निकष-प्रस्तर, 
निकषे हेमरेखेव--रघु० १७।४६, महाधी० १।४ 
2. (आल०) कसौटी का काम देने वाली कोई वस्तु, 
परीक्षण--नन्वेष दर्पनिकषस्तव चन्द्रकेतुः--उत्तर० 
५।१०, आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः मुच्छ० 
१।४८, दश० १, का० ४४ 3. कसौटी पर बनी सोने 
की रेखा --कनकनिकपरुचिशुचिवसनेन श्वसिति न सा 
हरिजनहसनेन --गीत० ७, कनकनिकषस्निग्धा विद्यु- 
त्प्रिया न ममोर्वशी -विक्रम० ४१, ५।१९। सम० 
---उपल:,-- ग्रावन्‌ (पुं>), --पाषाण: कसौटी निकष- 
प्रस्तर--तत्प्रेमहेमनिकषोपलतां तनोति--गीत० ११, 
तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपद्‌--हि० ११२१०, २८०] 

निकषा [नि+कष्‌+-अच्‌-{-टाप्‌ ] 1. रावण आदि राक्षसों 
की माता, (अव्य०) 2. निकट, अदूर, समीप, पास 
(कम ० के साथ-तिकषा सौधभित्तिम्‌--दश०, 
विलंघ्य लंकां निकषा हनिष्यति-शि० १।६८। सम० 
-~आत्मजः राक्षस । 

निकाम (वि०) [ नि+कम्‌ --घञ्ञ्‌ ] 1. पुष्कल, विपुल, 
बहुल--निकामजलां स्रोतोवहां श० ६1१६, 
2. इच्छुक - मः,--मम्‌ कामना, चाह,-मम्‌ (अव्य०) 
1. यथेच्छ, इच्छा के अनुसार 2. आत्मसंतोपार्थ, मन- 
भर कर, रात्रौ निकामं शयितव्यमपि नास्ति -श० २, 
*मै रात्रि को भी आराम से नहीं सो पाता' 3. अत्यंत, 
अत्यधिक -निकामं क्षामांगी-मा० २।३, (इसके 


_.( परर ) 


अन्तिम 'म्‌' का लोप करके, इसे समास के प्रथमखण्ड 
के रूप में भी बहुधा प्रयुक्त किया जाता हे. निकाम- 
निरंकुश:--गीत ० ७, कु० ५1२३, शि० ४५४ | 

निकायः [ नि--चि--घव्म्‌, कुत्वम्‌ ] 1. ढेर, संघटन, 
श्रेणी, समुच्चय, झुण्ड, समूह, महावी० १५० 
2. सत्संग या विद्वत्सभा, विद्यालय घामिक परिषद्‌ 
3. घर, आवास, निवास-स्थल-कशीनिकायः आदि 
4. शरीर 5. उद्देश्य, चांदमारी, निशाना 6. परमात्मा । 

निकाय्यः [ निय-चि--ण्यत्‌, नि०.] - निवास, आवास, 
घर--न प्रणाय्यो जनः कच्चिन्तिकाय्यं तेऽघितिष्ठति-- 
भट्टि ६।६६। 

निकारः [ नि~+-कृन-घञ्ञ, ] 1. अनाज फटकना 2. ऊपर 
उठाना 3. वघ, हत्या 4. अनादर, ताबेदारी 
5. अवज्ञा, क्षति, अनिष्ट, अपराध; तीणो निकारा- 
णेवः--वेणी० ६।४३, ४४६ 6. गाली, बुरा भला 
कहना, अवमान 7. दुष्टता, द्वेष 8. विरोध, वचन 
विरोध । 

` -निकारणम्‌ [ निञकृ+णिच्‌ +ल्युट्‌ ] वघ, हत्या । 

निकाशः,-सः [ नि+काश्‌ (स्‌)-घञ्‌ ] 1. दशन, 
दृष्टि 2. क्षितिज 3. सामीप्य, पड़ोस 4. समानता, 
समरूपता (समास के अन्त में) मा० ५।१३। 

निकाषः | नि कष्‌ +षञ्ञ्‌ ] खुरचना, रगड़ना--कि० 
७६ । 

निकुंचनः [ नि+-कुंच्‌ +ल्युट्‌ [ एक तोल जो १।४ कुदव 
के बराबर है (आठ तौले के बराबर तोल) । 

निकुंजः,--जम्‌ [ नि+-कु+-जन्‌+-ड, पृषो० ] लतामण्डप, 
४५५४ अन पर्णंशाला---यमुनातीरवानीरनिकुंजे 
[-गीत० ४।२,११, ऋतु० १।२३। 

निकुम्भः [ नि+-कुम्भ्‌+-अच्‌ ] 1. शिव के एक अनुचर 
का नाम-- रघु० २1३५ 2. सुन्द और उपसुन्द के 
पिता का नाम । 

निकुर (र) बम्‌ [ नि+-कुर्‌--अम्बच्‌, उम्बच वा ] झुंड, 
संग्रह, पुंज, सम्‌ च्चय--लतानिकुरुंबम्‌-गौत० ११, 
किरण” आन० २०, चिकुर? ४३। 

निकुलीनिका [ निञ-कुलीन+-कन्‌ 4-टाप्‌, इत्वम्‌ | अपने 
कुल की विशेष कला, खांदानी हुनर, जो जन्म से 
मनुष्य को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, किसी 
घराने की परंपरागत विशेष कला या दस्तकारी । 

निक्त (भू० क० कृ० ) [ नि+-कृ+क्त ] 1. विजित, 
निरुत्साहित, दीन 2. तिरस्कृत, क्षुब्ध--उत्तर० ६१४ 
3. प्रवंचित, धोखा खाया हुआ 4. हटाया हुआ 
5. कष्टग्रस्त, क्षतिग्रस्त 6. दुष्ट, बेईमान 7. अधम, 
नीच, कमीना । 

निकृतिः (वि०) [ नि+-कृञ-क्तिन्‌ अधम, बेईमान, दुष्ट 


(स्त्री०--तिः) 1. अधमपना, इष्टता 2. बेईमानी, ! 


जालसाजी, घोखा--अनिक्ृतिनिपुणं ते चेष्टितं मान- 
शौष्ड--वेणी ० ५।२१, कि० १॥४५ 3. तिरस्कार, 
अपराध, अपमान--मुद्रा० ४११ 4. गाली, झिडकी 
5. अस्वीकृति, निराकरण 6. गरीबी, दरिद्रता । 
सम०--प्रज्ञ (वि०) दुष्ट, दुर्मनाः। 

निकृतन (वि०)--नी) [मि+-कृत्‌+-स्युट्‌] काट डालना, 
नष्ट करना, विरहिनिक्‌ंतनं कृतमुखाक्कतिकेतकिदंतुरि- 
ताशे (वसंते) गीत० ११--नम्‌ काटना, काट 
डालना, नष्ट करना 2. काटने का उपकरण, एकेन 
नखक्‌ंतनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌- शारी० । 

निकृष्ट (वि०) [निञ-कृष्‌--क्त ] 1. नीच, अधम, 
कमीना 2. जातिबहिष्कृत, घृणित 3. गंवारू, देहाती । 

निकेतः [ निकेतति निवसति अस्मिन्‌ नि+-कित्‌+-घङ्ा,] 
घर, आवास, भवन, आलय- -श्रितयोकणनिकेतमी- 
श्वरम्‌--रधु० ८।३३, १४।५८, भग० १२।१९, कु० 
५।२५, मनु० ६।२३, शि० ५।२६। 

निकेतनः [ नि+-कित्‌+- ल्युट्‌ ] प्याजञ--नम्‌ भवन, धर, 
आलय, सिजाचां मंजुमंजीर प्रविवेश निकेतनम्‌- गीत० 
११, मनु० ६।२६,११।१२८, कि० १।१६। 

निकोचनम्‌ [ नि+-कुच्‌+-ल्युट्‌ ] सिकुडन, सिमटन । 

निक्वणः, निक्वाणः [नि क्वण्‌ अप, धञ्‌ वा] 
1. संगीतस्वर 2. ध्वनि, स्वरं । 

निक्षा [ निक्ष +-अ¬-टाप्‌ ] जूं का अंडा, लीख ('लिक्षा' 
का अशुद्ध रूप) । 

निक्षिप्त (भू० क० कृ०) [निक्षिप्‌ +-क्त ] 1. फेंका 
हुआ, डाला हुआ, रक्खा हुआ 2. जमा किया हुआ, 
न्यस्त, घरोहर के रूप में रक्खा हुआ 3. भेजा हुआ, 
पहुँचाया हुआ 4. अस्वीकृत, परित्यक्त । 

निक्षेप [ नि+-क्षिप्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. फेंकना, स्याल ( कर्म० 
के साथ), अलं मान्यानां व्याख्यानेषु 
सा० द० २ 2. धरोहर, न्यास, अमानत-पंच० 
१।१४, मनु० ८४ 3. किसी के भरोसे पर या 
क्षतिपूति के निमित्त, बिना मोहर लगाये रक्खी हुई 
जमा, खुली धरोहर--समक्ष तु निक्षेपणं निक्षेपः 
— याज्ञ २1६६ पर मिता० 4. भेजना 5. फेंक देना, 
परित्याग करना 6. मिटाना, सुखाना । 

निक्षेषणम्‌ [ नि~-क्षिप्‌+-ल्युट्‌ ] 1. डालना, पैरों के नीचे 
रखना कु० १।३३ 2. किसी वस्तु को रखने का 
उपाय । 

निखननम्‌ | नि+-खन्‌ -ल्युट्‌ | खोदना, गाड़ना--जैसा 
कि स्थूणानिखननन्याय ! 

निखर्व (वि०) [ नितरां खर्वः प्रा” स० ] ठिगना---म्‌ 
दस हजार करोड़ । 

निखात (भू० क० कृ०) [ निँ-खन्‌+-क्त] 1. खोदा 
हुआ, खोदकर निकाला हुआ 2. जमाया हुआ, (खूंटे 


की भांति) खोदकर गाडा हुआ, अन्दर गडाया हुआ- 
शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्त:--रघु० ९।७८ 
अष्टादशद्दीपनिखातय्‌प:--६1२८, गाढं निखात इव मे 
हृदये कटाक्ष:--मा० १।२९ 3. गाड़ा हुआ, दफ़नाया 
हुआ । 

निखिल (वि०) [निवृत्तं खिलं शेषो यस्मात ब० स०] 
संपूर्ण, पूरा, समस्त, सब--प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद 
आत रुक्तं मया यत्‌ -मेघ० ९४! 

निगड (वि) [निञ-गल्‌+-अच्‌ लस्य डः] बेडी से बंधा 
हुआ, श्यंखलित, वृद्धस्य निगडस्य च--मनु० ४२१०, 
—डः,--ड़म्‌ 1. हाथी के पैरों केलिए लोहे की 
जंजीर, बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत्‌ शि० 
५।४८, भामि० ४।२० 2. हथकड़ी, बेडी । 

निगडित (वि०) [निगड--इतच्‌] हथकड़ी से बंधा हुआ, 
बेडी से जकड़ा हुआ, श्टंखलित, बांघा हुआ । 

निगणः [निगरण, पृषो० साघुः] यज्ञाग्नि का घूआँ ! 

निगदः, निगादः नि+गद्‌ +अप्‌, घडा वा] 1. सस्वर 
पाठ, स्तुति पाठ 2. ऊँचे स्वर से बोली गई प्रार्थना 
3. भाषण, प्रवचन 4. अर्थ सीखना--यदघीतमविज्ञातं 
निगदेनैव शब्यते--निरु० 5. उल्लेख, उल्लेखीकरण -- 
इति निगदेनैव व्याख्यातम्‌ ! 

निगदितम्‌ [निन गद्‌+-क्त] प्रवचन, भाषण ! 

निगमः [निगम्‌ +-घज्ण ] वेद, वेद का मूल पाठ-साढ्ये 
साढ्वा साढेति निगमे--पा० ६।३।११३, ७२1६४ 
वैदिक उद्धरण, वेद का वाक्‍य --तथापि च निगमो 
भवति (निरुक्त में बहुधा प्रयुक्त) 3. सहायक ग्रंथ, 
उपवेद, वेद भाष्य, मनु ० ४१९ तथा उसका कुल्लू० 
भाष्य 4. वेद का विधि वाक्य, ऋषियों के वचन 
5. (शब्द का मूल स्रोत) धातु 6. निश्चय, विश्वास 
7. तर्क 8. व्यवसाय, व्यापार 9. मंडी, मेला 
10. चलते फिरते सौदागरों की मण्डली 11. मागे, 
मण्डी का मार्ग 12. नगर । 

निगमनम्‌ [निञ-गम्‌ +ल्युट्‌] 1. वेद का उद्धरण, या 
उद्धत शध्द 2. (तक० में) अनुमान-प्रक्रिया में 
उपसंहार, (पंचावथवी भारतीय अनुमान-प्रक्रिय 
में पाँचवां अवयव), घटाना । 

निगरः, नियारः [निञ-गृ+-अपू+ घञ्ञ्‌ वा] निगलना, 
डकारना । 

निगरणम्‌ [ नि+-गृ+ल्युद्‌ ] 1. निगलना, डकारना 
2. (आलं०) ग्रहण कर लेना, पूणे रूप से लय कर 
देना--णः 1. गला 2. यज्ञाग्नि का घूआँ । 

निग (गा) लः [==निगरं, निगार, रलयोरभेदः | 1. निग- 
लना, डकारना 2. घोड़े का गला या गर्दन बत्‌ 
(पुं) घोडा । 

निगीणं (भू०क०कृ०) [निञ-गृञ-क्त] 1. निगला हुआ, 


| 


( ५२३ ) 


डकारा हुआ 2. पूर्ण रूप से निगला हुआ, या लय 
किया हुआ, छिपा हुआ, गृप्त, अतएव आपूरणीय- - 
उपमानेनांतनिगीर्णस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सैका-- 
काव्य० १०। 

निगूढ (वि०) [नि+-गुह्‌ +क्त] 1. छिपाया हुआ, गुप्त 
--शि० १३।४०, 1. रहस्य, निजी--ढम्‌ (अव्य०) 
चुपचाप, निजी ढंग से । 

निगहनम्‌ [नि+-गुह्‌ ल्युट] दुराना, छिपाना ! 

निग्रथनम्‌ [नि ¬-ग्रथ्‌ञ-ल्युट्‌] वध, हत्या ! ; 

निग्रहः [नि--ग्रह --अप्‌] 1. रोक रखना, नियंत्रित 
करना, दमन करवा, वश में करना--जैसा कि 
“इन्द्रियनिग्रह! में--मनु० ६॥९२, याज्ञ १।२२२ 
भतूँ० १।६६, भग० ६।३४ 2. दबाना, रोकना, 
कुचलना - मनु० ६७१ 3. दौड़ कर पकड़ लेना, 
अधिकार में कर लेना, गिरफ्तार करना-- त्वन्निग्रहे 
तु वरगात्रि न मे प्रयत्नः-मृच्छ० १1२२, शि० २।८८ 
4. कैद करना, कारागार में डालना 5. पराजय, 
पछाड़ देना, परास्त करना 6. हटा देना, नष्ट करना, 
दूर करना--रघु० ९1२५, १५।६, कु० ५५३ 
7. रोगों की रोकथाम, चिकित्सा 8: दण्ड, सज्जा ' 
(विप० अनुग्रह) निग्रहानुग्रहस्य कर्ता--पंच० . १, 
निग्रहोऽप्ययमनुग्रहीकृतः--रघु ०. ११।९०, ५५, १२। 
५२, ६३ 9. डांट, फटकार, गहा 10. - अरुचि, नाप- 
संदगी, जुगुप्सा 11. (न्या० में) तर्कगत दोष, त्रुटि, 
अनुमान-प्रक्रिया में भूल (जिसके कारण हेतुवादी 
परास्त हो जाता है) तु० मुद्रा ५1१० 12. मूठ 
13. सीमा, हद । | | 

निग्रहण ( वि० ) [ निग्रह्‌ +ल्युट्‌ | पीछे कर 
देने वाला, दबाने वाळा-णम्‌ 1. दमन करना, 
दबाना 2. पक- डना, कैद करना 3. सज़ा, दण्ड. 
4. पराजय | ` 


निग्राहः [नि--ग्रह +घञ्म_] 1. दण्ड 2. कोसना--जैसा 
कि "निग्राहस्ते भूयात्‌’ (भगवान्‌, तुम्हें शापग्रस्त करे) 
भट्रि ७1४३ में । 

निघ (वि०) [नि+हन्‌, नि०] जितना चौड़ा उतना ही 
लम्बा+-धः 1. गेंद 2. पाप। 

निघंदु: [नि ञ-घण्ट्‌+-कु] 1. शब्दावली 2. विशेष रूप 
से वैदिक शब्दावली जिसकी व्याख्या यास्क ने अपने 
निरुक्त में की हूँ । 

निधर्षः निघषंणम्‌ [नि-घृष्‌ +-घज्ण , स्युट्‌ वा] रगड़ना 
घर्षण करना, कि० २।५१ । 

निघसः [नि+-अद्‌ +अप्‌, घसादेशः] 1. खाना, भोजन 
करना 2. भोजन । 

निघातः [निञ-हन्‌+-षञ्ञ,] 1. अभिघात, प्रहार--रघु० 
११।७८ 2. स्वर का दमन करना या अभाव । 


( ५२४.) 


निधाति: (स्त्री) [ नि+हन्‌ +-इञ्य, कुत्वम्‌ ] लोहे 
की गदा । 

निषुष्टकम्‌ | नि -घुष्‌ +-क्त ] ध्वनि, शब्द । 

निघ्न (वि०) | नि+-हन्‌+-क ] 1. आश्रित, अनुसेवी, 
आज्ञाकारी (नौकर की भांति), तथापि निध्तं नृप 
तावकीने: प्रह वीकृतं मे हृदयं गुणौधेः--कि० ३1१३, 
निघ्नस्य में भर्तुनिदेशरौक्ष्य देवि क्षमस्वेति बभूवः 
नम्र:--रघु० १४।५८ 2. शिक्षय, विधेय 3. पराश्रित 
(अर्थात्‌ विशेष्य के लिंगादि का अनुसरण करने 
वाला --इति विशेष्यनिष्नवर्ग: 4. (संख्या वाचक 
शब्द के पश्चात्‌) गुणित । 

निचयः [ नि--चि--अच्‌ ] 1. संग्रह, ढेर, समुच्चय 
--कि० ४२३७ 2. अवयों का संघातजिसने पूर्णता 
आजाय --जैसा 'शरीरनिचय' में 3. निश्चितता । 

निचायः [ नि+वि--घज्न्‌ ] ढेर । 

निचिकि: दे० नेचिकी । 

निचित (भू० क० कृ०) [ नि+चि+क्त ] 1. ढका 
हुआ, आच्छादित, फंला हुआ, निचितं खमृपेत्य नीरदैः 
+घेट० १ शि० १७।१४ 2. भरा हुआ, पूरित 3. 
उठाया हुआ । 

निचुल: [ नि--चुल्‌--क ] 1. एक प्रकार का नरकुल 2. 
एक कवि, कालिदास का. मित्र-स्थानादस्मात्‌ 
सरसनिचुलादुत्पतोदडङमुखः खम्‌- मेघ० १४, (यहाँ 
मल्लि०--निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य सहा- 
घ्यायः, परन्तु यह व्याख्या बड़ी संदिग्ध हे) 3. ऊपर 
से शरीर ढकने का कपड़ा, चादर, तु० निचोल । 

निचुलकम्‌ [ निचुल--कन्‌ | वक्षत्राण, चोली, अंगिया । 

निचोलः | निञ-चुलू्‌+-घञ््‌ | 1. अवगुण्ठन, घूंघट, पर्दा 
ध्वांतं नोलनीचोलचारु -गीत० ११, शीलय नील- 
निचोलम्‌ - ५ 2. विस्तरे की चादर 3. डोली का 
आवरण । | 

निचोलकः [ निचोल--क--क | 1. बनियान, चोली 2. 
सिपाही की जाकट जो उरस्त्राण का काम दे । 

निच्छबिः | प्रा० व० | एक प्रदेश जिसे आज कल निरहुत 
कहते हँ । 

निच्छिबि: (पुं) एक व्रात्य जाति, पतित जाति (ब्रात्य 
क्षत्रि को सन्तान) दे० मनु० १०२२ । 

निज्‌ (जुटो० उभ० नेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रणेनेक्ति, 
निक्त) थाना, निर्मळ करना, स्वच्छ करना--सस्नुः 
प्रय: पपुरनेनिजुरंबराणि- शि० ५।२८ 2. अपने 
आपको घोता, निर्मळ करना, स्वच्छ होना (आ०) 
3. पोषण करना, अब ---, प्रक्षालन करना, पानी छिइ- 
कना, निस्‌ --, घाना, निर्मल करना, स्वच्छ करना 
एरघु० १७२२, याज्ञ० १।१९१, मनु० ५।१२७। 

निज (वि०) | निञ-जन्‌ --ड | 1. अन्तर्जात, स्त्रदेशजात, 


सहज, अन्तर्भव, जन्मजात 2. अपना, स्वकीय, आत्मीय 
अपने दल का या अपने देश का--निजं बपु: पुनरनय- 
ल्तिजां रुचिम्‌ -शि० १७४, रघु० ३।१५, १८, 
मनु० २।५० 3. विशिष्ट 4. निरन्तर रहने वाला, 
- चिरस्थायी । 
| निज्‌ ( अदा० आ०--निक्ते ) धोना, प्र--, धोना 
प्रणिक्ते । 
निटलम्‌ ('निटिल' भी लिखा जाता हैं) [नि+टलू-+ 
अच्‌ ] मस्तक, निटिलतटच्‌बित--दश० ४, १५। 
सम०-_ अक्षः शिव का नाम । 
निडीनम्‌ [ मीचेः डीनं पतनमस्ति ] पक्षियों का नीचे की 
ओर उड़ना, या झपट्टा मारना, दे० 'डीन' । 
नितंबः [ निभृतं तम्यते कामुकः, तमु कांक्षायाम्‌ ] 1. 
चूतड़, (स्त्री का) पिछला उभरा हुआ भाग, श्रोणि 
प्रदेश, कूल्हा,--यातं यच्च नितंबयोर्गुरुतया मंदं 
विलासादिव--श० २।१, रघु० ४५२, ६।१७, मेघ० 
४१, भर्तुँ १।५, मालवि० २।७ 2. {पर्वत का) 
ढलान, पर्वतश्रेणी, पाइ्व `या पहलू-सनाकवनितं 
नितंबरुचिरं-(गिरम्‌) कि० ५1२७, सेव्या नितंबाः 
किमु भूषराणां कि वा स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ 
भत्‌ ० १।१९, विक्रम» ४।२६, भट्टि २।८, ७।५८ 
3. खड़ी चट्टान 4. नदी का ढलवां किनारा 5. कंधा । 
सम०--बिबम्‌ गोलाकार कूल्हा, ऋतु० १।४। 


नितंबवत्‌ (वि०) | नितंब --मतुप्‌ ] सुन्दर कूल्हों वाला 
--ती स्त्री चारु चुचुंव नितंववती दयितम्‌--गीत० 
१, विक्रम० ४२६ । 

नितंबिन्‌ (वि०) [ तितंब+- इनि ] सुन्दर कूल्हों वाला, 
सुडौल चूतड़ बाला (बहुधा 'जघन' के लिए प्रयुक्त) 
तु० मालवि० २।३, कि० ८१६, रघु० १९।२६, 2. 
अच्छे पार्श्वांगों वाला (पहाड़ आदि) नी 1. बड़े 
और सुन्दर कूल्हों वाली स्त्री--कि० ८३, शि० 
७।६८, कु० ३।७ 2. स्त्री । 4 

नितराम्‌ (अव्य०) [ नि+-तरप्‌--अमु ] 1. पूर्णरूप से, 
सर्वथा, पूरी तरह से प्राणांस्त्यजामि कितरां तद- 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


वाप्तिहेतोः -चौर० ४१, भतु १।९६ 2. अत्यंत, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह --तुदंति चेतो नितरां प्रबा- 
सिनां--ऋतु ० २1४, अमरु १०, शोषितसरसि निदाघे 
नितरामेवोद्धतः सिधु:--पंच० १।१०४, नितरां 
नीचोऽस्मीतिभामि० १।९ 3. निरंतर, सदा, लगा- 
तार 4. सर्वथा 5. निश्‍चय ही । 

नितलम्‌ [ नितरां तलम्‌ अधोभागः यस्मिन्‌ | पाताल के 
सात प्रभागों में से एक, दे० पाताल । 

नितांत (वि०) [ नि+-तम्‌ त क्त+-,दीर्घः ] असाधारण, 
अत्यधिक, बहुत अधिक, तीब्र -- तितांतकठिनं रुजं मम 
न वेद सा मानसीम्‌ -विक्रम० २।२,- तम्‌ (अव्य०) 


( ५२५ ) 


अत्यधिक, बहुत ज्यादह, अत्यंत, अतिशय । 

नित्य (वि०) [ नियमेन नियतं वा भवं-नि--त्यप्‌ | 1. 
निरंतर रहने वाला, चिरस्थायी, लगातार, देर तक 
टिकने दाला, शाश्वत, निर्बाध--यदि नित्यमनित्येन 
लभ्येत - -हि० १।४८, नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो- 
वृत्तिरम्याः प्रदोषाः --मेघ० (लल्लि० इसे प्रक्षिप्त 
मानता हं) मनु० २।२०६ 2. अटल, नियमित, 
निश्चित, अनेच्छिक, नियमित रूप से नियत (विप० 
काम्य) 3. आवश्यक, अवश्यकरणीय, अपरिहार्य + 
सामान्य, प्रचलितः (विप० नैमित्तिक) 5. (समास के 
अन्त में) निरंतर निवास करने वाला, लगातार किसी 
काम में लगा हुआ या व्यस्त, जाह्नवीतीर”; अरण्य, 
आदान”, ध्यान? आदि,-त्यः समुद्र, - त्यम्‌ (अव्य०) 
प्रतिदिन, लगातार, संदा, हमेशा, निरन्तर सदेव । 
सम० -अनध्यायः-ऐसा अवसर जब वेद पठन-पाठने 
सर्वथा त्याग दिया जाय, मनु० ४।१०७,- -अनित्य 
(वि०) शाश्वत तथा नश्वर,-- ऋतु (वि०) ऋतु के 
आने पर नियमित रूप से होने वाला,-कर्मन्‌ (नपुं०) 
-- कृत्यम्‌, क्रिया प्रतिदिन किया जाने वाला आव- 
इयक कार्य, लगातार किया जाने वाला कतंव्य, जेसे 
कि दैनिक पंचयज्ञ,--गतिः वाय्‌, हवा,--दानम्‌ प्रति- 
दिन दान देने का कमं,-- नियमः अटल सिद्धांत,-नैमि- 
त्तिकम्‌ किसी निमित्त विशेष से नियमित रूप से होने 
वाला या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
निरन्तर किया जाने वाला अनुष्ठान (उदा० पर्वश्राद्ध) 
प्रलय मुक्त: परमात्मा,--- यौक्नां (सदा 
युवती बनी रहने वाली) द्रौपदी का विशेषण, - शंकित 
(वि०) सदेव चौकन्ना, सदेव सशांक, -- समास: अनि- 
वायं समास, ऐसा समास जिसके अर्थो को पृथक्‌ २ 
शब्दों द्वारा अभिव्यक्त ने किया जा सके--उदा० 
जमदग्नि, जयद्रथ आदि, इवेन नित्यसमासः आदि । 


नित्यतो, - त्वम्‌ [ नित्यञ-तल्‌ + टाप्‌,त्व वा ] 1. स्थि- 
रता, अनवरतता, नेरन्तर्य, शाश्वतता, निरन्तरता 2 
आवश्यकता । 

नित्यदा (अव्य०) [ नित्य+दाच्‌ ] लगातार, हमेशा, 
प्रतिदिन, सर्देव । 

नित्यशस्‌ (अव्य०) [ नित्य+शस | लगातार, हमेशा, 
सर्देव-- भग० ८1१४, मनु० २।९६,४।१५० । 

निदद्रु: | निदात्‌ विषात्‌ द्राति पलायते निदर्ऊद्रा+कु ] 
मनुष्य । 

निदर्शक (वि०) [ नि+दृश्‌ +-ण्बूल्‌ ] 1. देखने वाला 2. 
अन्दर देखने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला 3. संकेत 
करने बाला, प्रकथन करने वाला, इंगित करने वाळा । 

निदर्शनम्‌ [ नि--दुश्‌--ल्युट्‌ ] 1. दृश्य, अन्तर्दृष्टि, अन्त- 
रीक्षण, नजर, दर्शनशर्कित 2. इशारा करता, बत- 


लाना 3. प्रमाण, साक्ष्य--बलिना सह योद्धव्यमिति 
नास्ति निदर्शनम्‌-पंच ०३ 1२३ 4. दृष्टान्त, उदा- 
` हरण, मिसाल-ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌ -- श० २, निद- 

शंनमसाराणां लघुबहुतृणं नरः--शि० २।५०, रघु० ८। 
४५ 3. अग्रसूचक 6. चिह्र, शाकुन 7. योजना, पद्धति 
8. विधि, वेदविहित प्रमाण, निषेघ,-ना अलंकार 
शास्त्र में एक अलकार--निदर्शना, अभवन्वस्तुसंबंध 
उपमापरिकल्पकः--- काव्य० १०, उदा० रघु० १।२। 

निदाधः [ नितरां दह्यते अत्र -- नि-+दह -+ घङ | 1. तापं, 
गर्मी 2. ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम (ज्यष्ठ और 
आपाढ़ के महीने) निदाघमिहिरज्वालाशतं:---भामि० 
१।१६, निंदाधकालः समुपागतः प्रिये--ऋतु० १।१, 
पंच० १।१०५, कु० ७।८४ 3. स्वेद, पसीना † सम० 
-- करः सूर्य,--कालः गरमी की ऋदु । 

निदानम्‌ [ निश्चयं दीयतेऽनेन -नि--दा--ल्युट्‌ | 
पट्टी, तस्मा, रस्सी, डोरी 2. बछड़े को बांधने का 
रस्सा 3. प्राथमिक कारण, प्रथम या आवश्यक 
कारण-- -निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य संततेः--रघु० ३।१, 
अयथा बलमारंभो निदानं क्षयसंपद:--शि० २।९४ 
4. सामान्य कारण--मंच मयि मानमनिदानम्‌ - गीत ० 
५5. (आयु० नें) रोग का कारण जानना, रोग- 
विज्ञान 6. किसी रोग का निरूपण 7. अन्त, समाप्ति 
8. पवित्रता, निर्मेलता, शुद्धता । 

निदिग्ध (भू० क० कृ०) [नि-दिह्‌-क्त] 1. लेप किया 
हुआ, चुपड़ा हुआ 2. बढ़ाया हुआ, संचित --ग्धा 
छोटी इलायची । 

निदिध्यासः, निदिध्यासनम्‌ [नि+ध्य+सन्‌+ घ्य्‌ , ल्यट्‌ 
वा] बारंवार ध्यान में लाना, निरंतर चिन्तन । 

निदेशः [निञ-दिश्‌+घञ्ञ्‌] 1. आज्ञा, हुक्म, हिदायत 
अनुदेश-वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे- - मालवि० 
३।१४, स्थितं निदेशे पृथगादि देश -रघु० १४१४ 
2. भाषण, वर्णन, समालाप 3. सामोप्य, पढ़ौस 4 

पात्र, वर्तन । 

| निदेशिन्‌ (वि०) |[निदेश-|-इनि] संकेत करने वाला, 


--नी 1. दिशा, पृथ्वी का एक बिन्दु 2. प्रदेश । 

निद्रा [निन्द्‌ ‡रक्‌+-टाप्‌, नलोपः] 1. सुप्तावस्था, नींद 
--प्रच्छायसुळभनिद्रा दिवसा:-- श० १।३ 2. शिथि- 
लता 3. आँखे मुंदना, कली की अवस्था 1. सम० 
-"भंग: जागरण, नींद टूट जाना,-- बुक्षः अंधकार 
--संजननम्‌ इलेष्मा, कफात्मक वृत्ति । 

निद्राण (वि०) [नि--द्रा+क्त, तस्य नः, ततो णत्वम्‌] 
सोता हुआ, शयान, । 

निद्रालु (वि०) [निद्रा य-आलुच्‌] शयान, निद्रित, 
--लूुः विष्णु की उपाधि । 

' निद्रित (वि०) [निद्राय-इतच्‌] सोया हुआ, सुप्त । 


( ५२६ ) 


निधन (वि०) [निवृत्तं धनं यस्मात्‌--ब० स०] गरीब, 
दरिद्र -अहो निधनता . सर्वापदामास्पदम्‌ --मृच्छ० 
१।१४,-नः-नम्‌ 1. ध्वंस, सर्वनाश, मरण, हानि 
स्वधर्मे निधन श्रेय:--भग० ३1३५, म्लेच्छनिवह 
निधने कलयसि करवालम्‌-गीत० १, कल्पांतेष्वपि 
न प्रयाति निधन विद्याख्यमंतर्घनम्‌ -भतृं० २1१६ 
2. उपसंहार, अन्त, परिसमाप्ति,-नम्‌ परिवार, वंश ! 

निधानम्‌ [नि--घा--ल्युट] 1. नीचे रखना, निर्धारित 
करना, जमा करना 2. संभाल कर रखना, सुरक्षित 
रखना 3. गोदाम, आधार, आशय--निघानं धर्माणाम्‌ 
=-गंगा० १८ 4. खजाना--निधानगर्भामिव सागरां- 
वराम्‌--रघु० ३।९, भग० ९।१८, विद्येव लोकस्य 
परं निघानम्‌ 5. कोष, भंडार, संपत्ति, दौलत । 


निधि: [नि--घा--कि] 1. घर, आधार, आंशय--जल", 
तोय”, तपोनिधि आदि 2. भंडारगृह, कोषागार 3. 
खज़ाना, भंडार, संचय (कुवेर के नौ खजानों के 
के लिए दे० 'नवनिधि') 2. समुद्र 5. विष्णु का 
विशेषण 6. सद्गुणसंपन्न व्यक्ति । सम०--ईशः, 
--नाथः कुबेर का विशेषण । 

निधुवनम्‌ [नितरां घुवनं हस्तपादादि चालनमत्र] 1. क्षोभ, 
कम्पन 2. संभोग, मंथुन--अतिशयमधुरिपुनिधुवन- 
शीलम्‌ गीत० 3. शि० ११।१८, चौर० ४, ९, २५ 
3. आनन्द, उपभोग, केलि । 

निध्यानम्‌ [नि--ध्ये +-ल्युट्‌] दर्शन, अवलोकन, दृष्टि । 

निध्वान: [नि--घ्वन्‌ --घञ्ग्‌ ] ध्वनि, शब्द । 

निनंक्षु (वि०) [नष्टुमिच्छुः-नश्‌+सन्‌+ ड] 1. मरने 
को इच्छा वाला 2. भाग जाने या बच निकलने का 
शमः ० ४।३३ । 

निन (ना) दः [नि+नद्‌ +अप्‌, घडा, वा] 1. ध्वनि, 
शोर-उच्चचार निनदोंभसि तस्याः--रघु० ९।७३, 
११।१५, ऋतु० १, १५ 2. (मक्खियों का) भिन- 
भिनाना, गुंजन. करना । 

निनयनम्‌ [नि+-नी¬+-ल्युट्‌] 1. अनुष्ठान 2. किसी कार्य 
को पूर्ण करना, सम्पन्न करना ३. उडेलना । 

निद्‌ (म्वा० पर० निदंति, निदित, प्रणिंदति) दोष देना, 
निदा करना, छिद्रान्वेषण करना, बुरा भला कहना, 
डांटना, फटकारना, घिक्कारना--निनिद रूपं हृदयेन 
पार्वती--कु० ५।१, सा निदंती स्वानि भाग्यानि 
बाला--श० ५1३०, भग० २।३६, मन्‌ ० ३४२ । 

निदंक (वि०) [निद्‌+-५्वुळ्‌] कलंक लगाने वाला, निदा 
करने वाला, गालो देने वाला, बदनाम करने वाला । 

निदनम्‌, निदा [निद्‌+-ल्यट्‌, निद--अ--टाप्‌ वा] 1. 
कलंक, दोषारोप, डांट, फटकार, गाली, बुरा-भला 
कहना, बदनामी-व्याजस्तुतिर्मुखे निदां--काव्य ० 
१०, पर”, वेद” 2. क्षति, दुष्टता । सम०--स्तुतिः 


(स्त्रीश) 3. व्याजस्तुति, स्तुति के रूप में निन्दा 
2. प्रच्छन्नस्तुति । 
निदित (भू० क० कृ०) [निद--क्त] कलंकित, दोषा- 
रोपितं, गाली दिया हुआ, बदनाम किया हुआ। 
निदु: (स्वी०) [निन्दु+-उ] मरा बच्चा पैदा करने वाली 
, मृतवत्सा । 
निद्य (वि०) [निदं--ण्यात्‌] 1. कलंक के योग्य, दोषा- 
रोपण के लायक, निर्भत्स्य, गहित, जघन्य 2. वाजित, 
प्रतिषिद्ध। : 
निषः,--पम्‌ [नियतं पिबति अनेन--नि--पा--क] जल 
का घड़ा--पः कदम्ब का पेड़ । 
निप (पा) ठः [नि+पढ्‌+अप्‌, घडा वा] पढ़ना, 
सस्वर पाठ करना अध्ययन करना । 
निपतनम्‌ [नि+-पत्‌+-ल्युट] 1. नीचे गिरना, नीचे 
उतरना, उतरना 2. नीचे की ओर उड़ना । 
निपत्या [निपतंति अस्याम्‌ नि+-पत्‌ --क्यप्‌ +-टाप्‌] 1. 
फिसलन वाली भूमि 2. रणक्षेत्र । 
निपाकः [नि+-पच्‌ --घव्य.] परिपक्व करना, पकाना । 
निपातः [नि--पत्‌+घज्म_] 1. नीचे गिरना, नीचे आना, 
नीचे उतरना -- पयोघरोत्सेघनिपातचूणिताः--कु० 
५1२४, ऋतु० ५४ 2. आक्रमण करना, टूट पड़ना, 
झपटना, कूदना --रघु० २1६० 3. फेंकना, फेंक कर 
मारना, दागना--कु० ३।१५ 4. उतार, प्रपात, 
निशितनिपाताः शरा:--श० १।१० 5. मरण, मृत्यु- 
मनु० ६।३१ 6. आकस्मिक घटना 7. अनियमित 
रूप, अनियमितता, अनियमित या अपवाद मानना, 
एते निपाताः, निपातोऽ्यम्‌--आदि 8. अव्यय, वह 
शब्द जिसके और रूप न बने--पा० १।४।५६ । 
निपातनम्‌ [ निञ-पत्‌ +-णिच्‌--ल्युट्‌ ] 1. नीचे फेंक 
देना, पछाड़ देना, मारना-मनु० ११।२०८, 
2. परास्त करना, बर्बाद करना, वघ करना 3. मर्म 
स्पशे करना 4. अनियमित या अपवाद मानना 
5. शब्द का अनियमित रूप, अनियमितता, अपवाद । 
निपानम्‌ [ नि+-पा¬-ल्युट्‌ ] 1. पीना 2. जलाशय, 
जोहड, पोखर, गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्ृंगै- 
मुंहुस्ताडितम्‌-श० २।६, हि० १।१७२, रघु० ९। 
५३ 3. चौबच्चा, क्‌एँ के समीप पानी का हौज 
जिसमें पशुओं के पीने का पानी भरा हो 4. कूआँ 
5. दूध की बाल्टी । 
निपीडनम्‌ [ नि--पौड्‌--णिच्‌--ल्युट्‌ ] 1. निचोड़ना, 
दबाना, भींचना--शि० १।७४, १३।११ 2. चोट 
पहुँचाना, घायल करना,--ना अत्याचार करना, 
घायल करना, क्षति पहुंचाना । 
निपुण (विऽ) [नि+-पुण्‌+-क ] 1. चतुर, चालाक, 
बुद्धिमान्‌, कुशल वयस्य निसर्गनिपुणाः स्त्रियः 


( ५२७ ) 


मालवि० ३ 2. प्रवीण, कुशल, जानकार, परिचित 
(अधि० या करण० के साथ) वाचि निपुणः, वाचा 
निपुणः 3. अनुभवशील 4: कृपालु, मित्रसदृश 5. सूक्ष्म, 
बढ़िया, कोमल 6, सम्पूर्ण, पूरा, सही-- णम्‌ (अव्य ०), 
निपुणेन, 1. कौशल से, चतुराई से 2. पूरी तरह से, 
पूर्णरूप से, सवंथा 3. ठीक, सावधानी से, यथार्थतः, 
सूक्ष्मरूप से-निपुणमन्विष्यन्नुपलब्धवान्‌-दश° ५९ 
4. मुदुता के साथ । 

निबद्ध (भू० क० कृ०) [ निञ-बंघ्‌+-क्त ] 1. बाँघा 
हुआ, कसा हुआ, हथकड़ी पहनाया हुआ, रोका हुआ, 
बंद किया हुआ 2. जुड़ा हुआ, संबद्ध 3. निमित 
4. खत्रित, जड़ा हुआ 5. गवाह के रूप में बुलाया 
हुआ । 

निबंध: [ नि ‡-बंध्‌ +-घञञ ] 1. बांघना, कसना, जकडनां 
2. आसक्ति संलग्नता -भग० १६।५ 3. रचना 
करना, लिखना 4. साहित्यिक रचना या कृति, 
्रत्यक्षरस्लेषमयप्रबंधविन्यासवैदग्ध्यनिधिनिबंघं चक्रे-- 
बास० 5. संग्रह-ग्रन्थ 6. नियंत्रण, अवरोध, बंधन 
7. मूत्रावरोघ 8. बंध, हथकड़ी 9. संपत्ति का अनुदान, 
पशु, रुपया आदि सहायता के रूप में देना--भूर्या 
पितामहोपात्ता निबंघो द्रव्यमेव वा--याज्ञ० २1१२१, 
स्थिर संपत्ति 10. बुनियाद, मूल 11. हेतु, कारण ! 

निबंघनम्‌ [ नि+-बंघ्‌+ त्युट्‌ ] 1. एक जगह जकड़ना, 
मिलाकर बांधना 2. संरचना करना, निर्माण करना 
3. नियंत्रण करना, रोकना, कंद करना 4. बंध, हथ- 
कड़ी 5. गांठ, बंध, सहारा, टेक --आशानिबंधनं जाता 
जीवलोकस्य--उत्तर० ३, यस्त्वमिव मामकीनस्य 
मनसो द्वितीयं निबंघनम्‌-मा० ३ 6. पराश्रयता, 
संबंध --पंच० १।७९, अन्योन्याश्रित 7. कारण, मूल, 
हेतु प्रयोजन, आधार, बुनियाद--वाक्‌प्रतिष्ठानिबंध- 
नानि देहिनां व्यवहारतत्राणि -मा० ४, आधारित 
आदि, प्रत्याशा?३; अनिबंधन=निष्कारण, | 
स्मिक--उत्तर० ५७ 8. आगार, गद्दी, आधार - 
मा० २।६ 9. रचना करना, क्रमबद्ध करना--कु० 
७।९० 10. साहित्यिक रचना या कृति, पुस्तक 
11. (भूमि का) अनुदान, नियोजन या हस्तांतरण- 
प्रलेख-सदुत्तिः, सन्निबंधना-शि० २1११२, (यहाँ 
“निबंघन' का अर्थ 'पुस्तक' भी ह) 12. वीणी की 
खूंटी 13. (व्या० में) कारक प्रकरण 14. भाष्य । 

निबंधनी [ निबंधन--डीप्‌ ] बंध, हथकड़ी, डोरी या 
रस्सी । 

निब (व) हण (वि०) [ नि+ब (व) हैं -ल्युट्‌ | नष्ट 
करने वाला, विनाशक, (समास में) शत्रु--कि० 
२।४३, महावी० ३।३७,--णम्‌ वघ, ध्वंस, विनाश, 
हत्या--नै० १।१३१ ¦ 


निबिड (वि०) [ लि+विड्‌+क ] सघन, तिनका, दे० 
“निविड' । 

निभ (व०) [ न-+-भान-क ] (केवल समास के अन्त में) 
सदृश, समान, अनुरूप--उद्बुद्धमुग्ककनकाब्जनिभं 
बहंति--मा० १।४० इसी प्रकार “चन्द्रनिभानना” 
आदि,--भः,--भम्‌ 1. दर्शन, प्रकाश, प्रकटीकरण 
2. बहाना, छदावेश, व्याज 3. चारू, जालसाजी । 

निभालनम्‌ [ ति--भल--णिच्‌ + ल्युट्‌ | देखना, दृष्टि, 
प्रत्यक्षीकरण । 

निभूत (वि०) [निरस भूर्नक्त ] 1. अत्यन्त भीत 2. गया ` 
हुआ, बीता हुआ । 

निभूत (वि०) [ निञ-भृञ-क्त | 1. रक्खा हुआ, जमा 
किया हुआ, नीचा किया हुआ 2. भरा हुआ, आपूरित 
--चित या निभृतः--भाग० 3. छिपाया हुआ, गुप्त, 
दृष्टि से ओझर, अनीक्षित, अनवलोकित-निभृतो 
भूत्वा --पंच० १, नभसा निभृ्तेदुना---रघु० ८1१५, 
चन्द्रमा के अन्तहित होने पर, जब चाँद अस्त होने को 
था--शि० ६।३० 4. गुप्त, प्रच्छन्न, शि० १३।४२ 
5. (क) चुप, शान्त --निभुतद्विरेफं (काननं) कु० 
३४२, ६1२, (ख) स्थिर, नियत, अचल, गतिहीन 
श० १८ 6. मृदु, सौम्य--अनिभृता वायव:--कि० 
१३।६६ जो कोमल न हो, प्रचंड, दृढ़--मा० २1१२ 
7. विनीत, नम्र--अनिभुतकरेषु प्रियेषु--मेघ० ६८, 
प्रणामनिभृता कुलवघूरियं--मुद्रा० १ 8. दृढ़, अटल 
9. एकाकी, अकेला -तिमृतनिकुंजगृहं गतया--बीत० 
२ 10. बंद, (दरवाजा) मुंदा हुआ,--सम्‌ (अव्य०) 
5 रूप से, प्रच्छन्न रूप से, निजी तौर पर, बिना 
किसी के देखे--श० ३, शि० ३।७४, मनु० ९२६२ 
2. चुपचाप, शान्ति से--कि० १३४। 

निमग्न (भू० क० कृ०) [नि4-मस्ज्‌ञ-क्त ] 1. डूबा 
हुआ, डुबोया हुआ, बोरा हुआ, आप्लावित्त, जलमग्न 
हुआ (आलं० भी) निमग्नस्य पयोराशौ, चितानिमग्न 
आदि 2. नीचे गया हुआ, (सूर्य की भांति) अस्त 
3. अभिप्लुत, आच्छादित 4. अवसन्न, अप्रमुख । 

निमञ्जयुः [ नि+- मस्ज्‌ +-अथुच्‌ ] 1. डुबकी लगाना, गोता 
लगाना 2. बिस्तरे में डुबना, शयन करना, सो जाना 
--तल्पे कांतांतरेः साधं मन्येऽहं धिङ्‌ निमज्जथुम्‌ 
--भट्टि ० ५२० । 

निमज्जनम्‌ [ नि+मस्ज्‌ +ल्युट्‌ ] स्नान करना, डुबकी 
लगाना, गोता लगानां, डूबना (शां० और आलं०) 
दृङ्‌, निमञ्जनमुपैति सुधायाम्‌ --नै० ५।९४, एवं संसार- 
गहने उन्मज्जननिमञ्जने-महा०। 

निमन्त्रणम्‌ [ निञ-मंत्र‡-स्युट्‌ ] 1. न्यौता 2. आमन्त्रण, 
बुलावा 3. आह्वान, तलबी । 

निमय: [ निञमि+ अच्‌ ] बस्तु-विनिमय. अदला-बदली । 


( ५२८ ) 


निमानम्‌ [ नि-+मा+ल्युद्‌ ] 1. माप 2. मूल्य (निमानम्‌ 
न=मूल्यम्‌-सिद्धा०) । 

निमिः (पु०) 1. आँख का झपकना, निमेष 2. ईक्ष्वाकु की 
एक संतान, मिथिला में राज्य करने वाले राजाओं के 
कुल का पूर्वज । 

निमित्तम्‌ [ नि-मिद्‌ + क्त ] 1. कारण, प्रयोजन, आधार 
हेतु - निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रम:-श० ७1३० 2. कर- 
णात्मक या कौशलदर्शी करण (विप० उपादान) 
3. प्रतीयमान कारण, ब्याज, निमित्तमात्रं भव सब्य- 
साचिन्‌--भग० ११३३, निमित्तमात्रेण पांडवक्रोधेन 
भवितव्यम्‌ --वेणी० १ 4. चिह्न, संकेत, निशानी 
5. ठूंठ, लक्ष्य, निशाना --निमित्तादपराद्वषोर्धानुष्क- 
स्येव वल्गितम्‌ - शि० २।२७ 6. भविष्यसूचक (शुभा- 
शुभ) शकुन,---निमित्त सूचयित्वा, श० १, निमित्तानि 
च पश्यामि विपरीतानि केशव-- भग० १।३०, रघु० 
१९६, मनु० ६।५०, याज्ञन १।२०३, ३।१७१, 
('निमित्त' शब्द समास के अन्त में 'कारण या उत्पत्ति! 
अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हे 
--किनिमित्तोध्यमातंक:--श० ३, निमित्तम्‌, निमित्तेन, 
निमित्तात्‌ के कारण, क्योंकि, इस कारण कि' । सम० 
--भर्थः (व्या० में) अकतृंक क्रिया की अवस्था, तुम्‌ - 
न्नंत प्रयोग,-आवृत्तिः (स्त्री) किसी विशेष कारण 
पर आश्रय, - -कारणम्‌, - हेतुः करणात्मक या कौशल- 
दर्शी कारण,-कृत्‌ (पुं०) कौवा, --धर्मः 1. प्रायश्चित्त 
2. सामयिक संस्कार,-बिद्‌ (वि०)अच्छे और शकुनों 
का ज्ञाता -(पुं०) ज्योतिषी । 

निमिषः [ नि-|- मिष्‌-।-क ] 1. आँख झपकना, आँख बन्द 
करना, पलक झपकाना 2. पलकमात्र समय, पलभर 
3. फूलों का बन्द होना 4. आँख की पलक का शब्द होना 
5. विष्णु । सम०--अंतरम्‌ क्षण भर का अन्तराल । 

निमीलनम्‌ | नि--मील्‌--ल्युट्‌ ] 1. पलके बन्द करना, 
झपकना, --नयननिमीलनखिन्तया यया ते- गीत० ४, 
अमरु ३३ 2. मरणसमय आँखें मुंदना, मृत्यु 3. (ज्यो० 

में) पूर्णग्रास । 

निमिला, निमीलिका [ नि--मील-- अ-+टापू, निमिल 
तीकैन्‌ -टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. आँखें बन्द करना 2. आँख 
झपकाना, पलक मारना, किसी की ओर आँख मिच- 
काना 3. जालसाजी, बहाना, चालाकी । 

निमूलम्‌ (अव्य०) [ निक्तरां मूलम्‌, प्रा० स० ] नीचे जड़ 
तक --निमूलकाषं कषति । 

निमेषः [ नि-- मिप्‌्--घजा, ] आँख का झपकना, क्षण, दे० 
'निमिए--हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌--मोह० ४, 
अनिमेपेण चक्षुषा-टकटकी लगाकर, एकटक दष्टि से 
“रघु ० २१९, ३।४३, ६१ । सम०--कृत्‌ (स्त्री०) 
विजञली--क्च्‌ (पुं०) जुगनू । 


निम्नः (वि०) [निम्ना त-क] गहरा (शा० और 
आलं०) चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्तनाभिः- मेध० 
८२, ऋतु० ५१२, शि० १०।५७ 2. नीच, अवसन्न, 
--स्नम्‌ 1. गहराई, नीची भूमि, निम्न देश (कः) 
पश्यच निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌- -कु० ५।५, नच 
निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो हृदयम्‌ --श० ३।२, 
याज्ञ २1१५१, ऋतु० २१३ 2. ढलान, ढाल 
3. व्यवधान, भूरन्धर, 4. अवसाद, निचला भाग-- 
जलनिविडितवस्तरव्यक्त निम्नोन्नताभिः-मा० ४१० । 
सम०--उन्नत (वि०) ऊंचा नीचा, अवनत उन्नत, 
ऊबड़खाबड़,-- -गतम्‌ निम्नस्थान,--गा नदी, पहाड़ी 
नदी--रघु० ८८ । 


निब: [निन्बू--अच्‌] नीम का पेड़, आम्रं छित्त्वा कुठारेण 
निबं परिचरेत्तु य:, यहचेनं पयसा सिचेन्नैवास्यं मधुरो 
भवेत्‌ --रामा० । 

निम्लोच: [नि-+-म्लुच्‌ +-अञ्ा ] सूर्यास्त । 

नियत (भू०क०कृ०) [नि-+-यम्‌ +-क्त] 1. दमन किया 
हुआ, नियंत्रित 2. अभिभूत, नियंत्रण में किया हुआ, 
स्वस्थ, स्वशासित 3. संयमी, मिताहारी 4. सावधान 
5. जमा हुआ, स्थायी, अनवरत, स्थिर 6. अवश्यंभावी, 
निश्चित, अचूक 7. अनिवार्य 8. ध्रुव, निश्चित 
9. विचारणीय विषय (प्रसंगानुकूल हों चाहे असंबद्ध) 
दे० 'तुल्ययोगिता', --तम्‌ (अव्य०) 1. हमेशा, लगा- 
तार 2. निश्चयात्मक रूप से, अवश्य, अतिवार्यतः, 
निश्‍चय ही । 

नियति (स्त्री०) [ नि--यम्‌--क्तिन्‌ ) 1. नियंत्रण, 
प्रतिबन्ध 2. भाग्य प्रारब्ध, भवितव्यता, किस्मत 
(बुरी हो या अच्छी हो) नियतिवलान्नु--दश०, 
नियतेनियोगात्‌-- शि० ४३४, कि० २।१२, ४२१ 
3. धार्मिक कतंव्य 4. आत्म नियंत्रण, आत्म संयम । 

नियंतू (पुं०) [नि+-यम्‌+-तुच्‌] 1. सारथि, चालक 
शि० १२1२४ 2. राज्यपाल, शासक, स्वामी, विनि- 
यंता -रधु० १1१७, १५५१ 3: दण्ड देने वाला, 
सजा देने वाला । 

नियंत्रणम्‌, --णा [नि+बंत्र्‌+-ल्युट्‌ ; स्त्रियां टाप्‌ च] 
1. रोक, आरक्षण, प्र तिबंध--अनियंत्रणानुयोगों दाम 
तपस्विजन:--श० १ 2. प्रतिबंध लगाना, सीमित 
करना (किसी विशेष अर्थ में) अनेकार्थस्य शब्दस्यै- 
कार्थनियंत्रणं सा० द० २ 3. निर्देशन, शासन 
4. परिभाषा बताना । 

नियंत्रित (भू०्क०कृ०) [नि+-यंत्‡-क्त] 1, दमन किया 
हुआ, रोका हुआ 2. प्रतिबद्ध, सौमित (किसी विशेष 
अर्थ में, शब्द के रूप में) । 

नियमः [नि¬-यन्‌त-अप] 1. नियंत्रण, रोक 2. सधाना, 
वशोभूत करना 3. सीमित करना, रोक लगाना 


( ५२९ ) 


4. निग्रह, निरोध--मनु० ८१२२ 5. सीमाबंघन, 
हदबंदी 6. नियम या विधि कानून, प्रचलन--नाय 
भेकान्ततो नियम:--शारी० 7. नियमितता ---रत्न० 
१।२० 8. निरिचतता, निश्चय 9. संविदा, प्रतिज्ञा, 
व्रत, वादा 10. आवश्यकता, अनिवार्यता, 11. कोई 
ऐच्छिक या स्वेच्छा से गृहीत धार्मिक अनष्ठान 
(बाह्य अवस्थाओं पर निभंर)--रघु० १९४, (दे० 
मल्लि०, शि० १३1३३ तथा कि० ५४२ पर) 
12. कोई छोटा अनुष्ठान या छोटा ब्रत, विहित 
कर्तव्य जो यम की भांति अनिवार्य न हो- शौच 
मिज्या तपो दानं स्वाघ्यायोपस्थनिग्रहः व्रतमौनोपवासं 
च स्नानं च नियमा दश--अत्रि 13. तपस्या, भक्ति, 
घामिक साधना-- नियम विध्नकारिणी श० १, रघु० 
१५।७४ 14. (सीमा० में) इस प्रकार का नियम या 
विधि जिसमें उस बात का विधान किया जाता है, 
जो, यदि यह नियम न होता तो ऐक्छिक होती-- 
विधिरत्यंतमप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति 15. (योग० 
) मन का निग्रह, योग में समाधि के आठ मुख्य 
अंगों में दूसरा 16. (अलं० में) कविसमय, जैसा कि 
वसंत ऋतु में कोयळ का वर्णन, वर्षा ऋतु में मोरों 
का वर्णन, नियमेन--नियम पूर्वक, अनिवार्यतः । 
सम० -निष्ठा विहित संस्कारों का दुढ़ता पूर्वक 
पालन, -पत्रम लिखित संविदा पत्र,--स्थिति 
(स्त्रीश) घामिक कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन, 
साधना । 

नियमनम्‌ [नि +-यम्‌+-ल्युट्‌) 1. अवरोध करना, शासन 
में रखना, नियन्त्रण करना, दमन करना--नियमना- 
दसतां च नराधिपः-रघु ० ९।६ 2. प्रतिबन्ध, सीमा- 
निवंधन 3. दीनता, 4. विधि. स्थिर नियम । 

नियमवतो [ नियम-- मतुप्‌+-डीप्‌ ] स्त्री जिसे मासिक 
घरे नियमित रूप से होता हो । 

नियमित (भू०क०कृ०)[नि+-यम्‌--पिच्‌-†-क्त] 1. अव- 
रुद्ध, दमन किया नियन्त्रित 2. शासित, निर्देशित 
3. विनियमित, विहित, निर्धारित 4. स्थिर, संवेदित 
प्रतिज्ञात । 

नियामः [ निञ-यम्‌ + घडा, ] 1. नियंत्रण 2. घामिक व्रत 

नियामक (वि०) (स्त्री-मिका) [ नि+-यम्‌ {णिच्‌ 
न"ण्वुल्‌ ] 1. नियंत्रण करने वाला, अवरुद्ध करने 
वाला 2. दमन करने वाला, पछाइने वाला 3. सीमित 
करने वाला, प्रतिबंधन लगाने वाला, ध्यानपूर्वक परिः 
भाषा बनाने वाला 4. निर्देश करने वाला, शासन 
करने वाला, कः 1. स्वामी, शासक 2 सारथि 3 
केवट, मल्लाह 4. कर्णधार, विमानचालक । 

नियुक्त (भू० क० कृ०) [ नि+-य्‌ज्‌ +क्त ] 1. निदे- 
शित, आज्ञप्त, अनुदिष्ट, आदिष्ट 2. अधिकृत, 


६७ 


निर्धारित 3. विवादास्पद विषय को उठाने के लिए 
अनुज्ञात 4. संलग्न 5. उपबद्ध 6. निर्णीत ¦ 
नियुक्तिः (स्त्रीश) [ नि+यृज्‌+क्तिन्‌ ] 1. निषेधाज्ञा, 
ˆ आदेश, हुरूम 2. नियोगन, आयोग, पद, कार्यभार । 
नियुतम्‌ [नि+-य्‌-+-क्त ] 1. दस लाख 2. सौ हेजार 3 
दस हजार करोड़ या १०० अय त। 
नियुद्म्‌ [ निञ-युघ्‌+-क्त ] पैदल युद्ध करना, घमासान 
य्‌ ड, व्यक्तिगत लड़ाई । 
नियोग: [ नि--युज्‌--घडा ] 1. किसी काम में लगाना, 
उपयोग, प्रयोग 2. निषेधाज्ञा, आदेश, निदेशे 
आयोग, कार्यभार, निर्धारित कर्तव्य, की देख 
रेख में आयुक्‍त कार्य--यः सावज्ञो माधव श्रीनियोगे 
--मालवि० ५।८, मनोनियोगक्रिययोत्सुकं मे--रघु० 
५।११ अथवा नियोगः खल्वीदृशो मंदभाग्यस्य 
-उउत्तर० १, आज्ञापयतु को नियोगोऽनृष्ठीयतामिति 
श० १, त्वमपि स्वनियोगमशून्यं कुरु (अपना कान 
करो--अपने निर्धारित कायं में लगो) (नौकरों को 
हूर जाने के लिए कहने की एक शिष्ट रीति 
प्रायः नाटकों में अधिक प्रचलन हूँ) 3. किसी 
के साथ संलग्न करना 4. आवश्यकता, अनिवार्यता 
तत्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङमृखः - रघु० 
१९।४९ 5. प्रयत्नः चेष्टा 6, निदिचितता, निइचयन 
7. प्राचीन काल की एक प्रथा जिसके अनुसार निस्स- 
न्तान विघना को अपने देवर या और किसी निकट 
संबंधी के द्वारा संतान पैदा कराने की अनुमति हे, इस 
प्रकार पैदा होने वाला पुत्र क्षेत्रज' कहलाता है, तु० 
मनु ० ९।५९--देवराद्वा सपिडाद्वा स्त्रिया सम्यडनियु- 
कतया, प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परिक्षये-दे० 
५ भी। (व्यास ने इसी रीति से विचित्रवीर्य 
की विघवाओं से पांडु और घृतराष्ट्र को पैदा किया) । 
नियोगिन्‌ (पूं०) [ नियोगञ-इनि ] अधिकारी, आश्रित, 
मंत्री, कार्य निर्वाहक । 
नियोग्यः [ नि+- युज्‌ +- ण्यन्‌ ] प्रभु, स्वामी । 
नियोजनम्‌ [ नि+-य्‌ज्‌+-ल्यृट्‌ ] 1. जकड़ना, संलग्न 
करना 2. आदेश देना, विधान करना 3. उकसाना, 
प्रेरित करना 4. नियत करना । 
नियोज्यः || नि+-यज्‌+यत्‌ ] किसी कर्तव्य का कार्यभार 
संभालने वाला, कायनिर्वाहक, अधिकारी, सेवक, 
नौकर--सिध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोञ्याः--श० 


७!४ i 


“लियोद्ष्‌(पुं०) [ किन-युष्‌+-तृच्‌ ] 1. योद्धा, पहल- 


वान 2. मुर्गा 

निर्‌ (अव्य) [ नु+-क्विप्‌, इत्वम्‌ ] ('से मुक्त’ 'विना’ 
से रहित' से दूर 'से बाहर” आदि अर्थो को प्रकट 
करने के लिए सघोष व्यंजनों और स्बरों से पूर्व 'निस्‌' 


( ५३० 


का स्थानापन्न; संज्ञा से पूर्व “अ' या 'अन्‌' लगा कर 
भी इस अर्थ को प्रायः व्यक्त किया जा सकता हे, दे० 
नी० दिए गये समस्त शब्द, दे० “निस्‌” और तु० “अ' 
से) । सम०--अंश (वि०) 1. पूर्ण, समस्त 2. पूवंजों 
से प्राप्त सम्पत्ति में भाग लेने का अनधिकारी-- अक्ष: 
(ज्यो० में) भोगांश से मुक्त स्थान- अग्नि (वि०) 
जिसने अग्निहोत्र करना त्याग दिया हो--अंकुझ (वि० ) 
“जिस पर किसी प्रकार का दबाव न हो; , कोई रोक 
टोक न हो, नियंत्रण से मुक्त, उहंड, स्वतंत्र, स्वेच्छा- 
चारी, उच्खल- निरंछुकुश इव द्विप:--भाग०, कामो 
निकामनिरंकुशः--गीत० ७, निरंकुशाः . कवयः 
सिद्धा०, भतृं० ३1१०६, महावी० ३।३९,-- अंग 
(वि०) 1. अंगहीन 2. साघनहीन, अजिन (वि०) 
त्वचारहित,--अँजन (वि०) 1. “बिना आंजक का” 
2. निष्कलंक, निर्दोष 3. मिथ्यात्व से रहित 4. सीधा- 
सादा, जिसमें बनावट न हो (नः) शिव का विशेषण 
(ना) पूणिमा,--अतिशय (वि०) जिससे बढ़चढ़ कर 
दुसरा न हो, अद्वितीय, अत्यय (वि०) 1. निर्भय, 
निरापद, सुरक्षित-रघु०१७।५३ 2. निरपराध, 
निष्कलंक, निर्दोष, निःस्पृह--कि० १।१२, १३।६१, 
पुर्णत: सफल,-अध्ब (वि०) जो रास्ता भूल गया हो, 
अनुक्रोश (वि०) निर्मम, निदंय कठोरहृदय, 
(शः) निर्दयता, निष्ठुरता--अनुग (वि०) जिसका 
कोई अनुयायी न हो,-अनुनासिक (वि०) अनुनासिक 
से भिन्न, जिसके उच्चारण में नाक का योग न हो, 
-अनुरोष (वि०) 1. अननुकूल, अमंत्रीपूर्ण 2. 
निष्करुण, सद्भावशून्य-मा. १०-अंतर (वि०) 1. 
सदा बना रहने वाला, लगातार होने वाला,अव्यवहित, 
अविच्छिन्न--निरंतराधिपटलंः--भाभि० १।१६, निरं- 
तरास्वंतरवातवृष्टिषु-कु० ५1२५ 2. व्यवघानरहित, 
निरंतराल, सटा हुआ--मूढे निरंतरपयोघरया मयैव 
भृच्छ० ५।१५, हृदयं निरंतरबृहत्कठिनस्तनमंडलाव- 
रणमप्यभिदन्‌ - शि० ९।६६ ३. अखंड, सघन--शि० 
१६।७६ 4. मोटा, स्थूल 5. विश्वसनीय, (मित्र की 
भांति) ईमानदार, सच्चा 6. सदा आंखों के सामने 
रहने वाला 7. अभिन्न, समान, समरूप (अव्य०-रम्‌) 
1. निर्बाध, लगातार, सतत, अनवरत 2. बिना किसी 
मध्यवर्ती अन्तराल के 3. पक्की तरह से, कसकर, दृढ़- 
तापूरवंक-- (परिष्वजस्व) कान्तैरिदं मम निरंतरमंग- 
मंगे:-वेणी० ३।२७, परिष्वजेते शयने निरंतरम्‌ 
-<ऋतु० २।११ 4. तुरन्त, “अभ्यास: अनवरत अध्य* 
यन, सपरिश्रम अभ्यास,--अन्तराल (वि०) जिसके 
बीच में स्यान न हो, सटा हुमा 2. तंग, मीड़ा, 
~ अन्बय (वि०) 1. निस्संतान, संतानरहित 2. 
असंबद्ध, संबंघरहित (वाक्य में शब्द की भांति) 3. 


) 


अप्रासंगिक 4. असंगत, संगतिरहित, अव्यवस्थित 
5. अदृश्य, आंख ओझल--मनु० ८३३२ 6. बिना 
नौकर-चाकरों के, अनुचरवर्ग जिसके साथ न हो--दे० 
अन्वय ,-अपत्रप (वि०) 1. निलंज्ज, ढीठ 2. साहसी, 
“अपराध (वि०) निर्दोष, निरीह, दोषरहित, कलं- 
करहित (-घः) भोलापन,-अपाय (वि०) 1. दुष्टता 
से रहित 2. क्षयरहित, अनइवर 3. अमोघ, अचूक, 
अपेक्ष (वि०) 1. जो किसी दूसरे पर निर्भर न 
हो, स्वतंत्र, किसी और की अपेक्षा न रखने वाला 
(अधि० के साथ) न्यायनिर्णोत्सारत्वान्निरपेक्षमिवा- 
गमे--कि० ११॥३९ 2. अवहेलना करने वाला घ्यान 
न देने वाला 3. तृष्णा से मुक्त, निभंय-- हि० १1८३ 
4. लापरवाह,- असावधान, उदासीन 5. सांसारिक 
विषयवासनाओं से विरक्त--मनु० ६1४१ 6 निःस्पृह, 
दूसरे से किसी पुरस्कार की इच्छा न रखने वाला 
--भामि० १।५ 7. निष्प्रयोजन, (क्षा) उदासीनता, 


अवहेलना,-अभिभव (वि०) जो दीनता या तिर- 
स्कार का पात्र न हो,--अभिमान (वि०) 1. जो 
अहंमन्यता से मुक्त हो, घमंड या अहंकार रहित 2. 
स्वाभिमानशून्य,--अभिलाष (वि०) जिसे किसी वस्तु 
की चाह न हो, उदासीन - स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे 
लोकहेतो:--श० ५॥५,--अभ्र (वि०) मेधरहित, 
न अमं (वि०) 1. क्रोधशून्य, धर्यवान्‌ 2. निरीह, 
--अम्बु (वि०) 1. जल से परहेज करने "वाला 2. 
निर्जल, जलरहित,--अर्गल (वि०) अर्गेलारहित, 
प्रतिबंघर हित, निर्बाध, अनियंत्रित, निविघ्न, पूर्णतः 
मुक्त--मालवी० ५ (अव्य०-लम्‌) मुक्त रूप्‌ से, 
- अर्थ (वि१) 1. निर्धन, गरीब, दरिद्र 2. अर्थहीन, 
(शब्द या वाक्य) निरर्थक 3. अनर्थक 4. व्यर्थ, 
बेकार, निष्प्रयोजन अर्थक (वि०) 1. बेकार व्यर्थ, 
अलाभकर 2. अर्थहीन, अनर्थक, जिसका कोई तर्क- 
युक्त अर्थ न हो (-कम्‌) पूरक - निरर्थकं तु हीत्यादि 
पूरणैकप्रयोजनम्‌--चन्द्राश २।६,--अवकाश (वि०) 
1. मुक्त स्थान से रहित 2. जिसके पास फुसंत का 
समय न हो,-अवप्रह (वि०)1. नियंत्रण से मुक्त, अनि 
यंत्रित, अनबरुद्ध, नियंत्रणरहित, दुनिवार 2. मुक्त, 
स्वतंत्र 3. स्वेच्छाचारी, दुराप्रही,-अबद्य (वि०) 
निष्कलंक, निर्दोष, अकलंकनीय, जिसमें कोई आपत्ति 
न हो सके~-हृद्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव--दश० १, 
--+अवधि (वि०) जिसका कोई अन्त न हो, असीम 
—-उत्तर० ३।४४,-अवयव (वि०) 1. खंडरहित 
2. अविभाज्य 3. अंगरहित,--अवलंब (वि०) 1. 
असहाय, निराश्रय--श° ६ 2. जो सहारा नदे 
- अवशेष (वि०) पूर्ण, पूरा, समस्त,-अवक्षेषेण 
(अब्य०) पूरी तरह से, सवंथा, पूर्णरूप से, बिल्कुल 


(५३१ ) 


--भक्ञन (वि०) भोजन से परहेज करने वाला (नम्‌) 
उपवास,--अस्त्र (वि०) जिसके पास हथियार न हो, 
निहत्या,-अस्थि (वि०) बिना हड्डी का,--अहंकार, 
-.अहंकृति (वि०) घमंडरहित, अभिमानशून्य, विनीत 
नम्न,--अहम्‌ (वि०) अहंमन्यता से मुक्त,--आकांक्ष 
(वि०) 1. जिसे किसी बस्तु की इच्छा न हो, इच्छा 
से मुक्त 2. (वाक्य या शब्द के अर्थ आदि को) पूरा 
करने के लिए जिसे किसी की अपेक्षा न हो,--आकार 
(वि०) 1. आकृतिशून्य, आकाररहित, बिना रूप 
का 2. कुरूप, विरूप 3. छद्मवेषी 4. विनश्र, 
कृशील (रः) 1. परमात्मा, सवंशक्तिमान्‌ 
2. शिव की उपाधि 3. विष्णु का विशेषण,-आकुल 
(वि०) 1. जो जबराया न हो, अमुद्विग्, जो हतबुद्धि 
न हुआ हो 2 स्थिर, शांत 3. स्वच्छ, निर्मल,--- 
आकृति-(वि०) 1. आकाररहित, रूपरहित 2. विरूप 
(तिः) 1. वह ब्रह्मचारी जिसने बिधिपूर्वक वेदाध्ययन 
न किया हो 2 विशेषकर बह ड्राह्मण जिसने अपने 
वर्ण के लिए निर्धारित वेदाध्ययन के कर्तव्य को 
पुरा न किया हो,-आक्कोक्ष (वि०) जिस पर 
दोषारोपण न किया गया हो, जिसका तिरस्कार न 
हुआ हो,--आगस्‌ (वि०) निर्दोष, निरीह, निष्पाप 
--रघु० ८।४८,-_ आचार (वि०) आचारहीन, 
घर्मे त्रष्ट,--आडंबर वि०) बिना ढोल का, ढोंगरहित, 
आतंक (वि०) 1. भय से मुक्त--रघु० १।६३, 
2. नीरोग, सुखद, स्वस्थ,--आतप (वि०) जिसमें 
धूप या गर्मी न हो, छायादार, (पा) रात, आदर 
(वि०) अपमानजनक, आधार (वि०) 1. आधार- 
री उ 2. निराश्रय, आश्वयहीन (आलं० भी) निरा- 
धारो हा रोदिमि कथय केषामिह पुरः-गंगा० ४।३९ 
आधि (वि०) निर्भय, चिन्तामुक्त,-आपद्‌ 
(वि०) आपत्तिरहित, संकटम्‌क्त, -- आबाध (वि०) 
असन्तापित, उत्पीडनरहित, बाधारहित, बाधामुक्त, 
2. निर्बाध 3. जो वाधक न हो, जो पीड़ा न 
पहुँचाता हो 4. (विधि में) (मुकदमा या अभियोग 
का कारण आदि) मूर्खतापूर्वक प्रबाधी--उदा० 
अस्मद्गु हप्रदीपप्रकाशेनायं स्वगृहे व्यबहरति-मित्ा०, 
--आमय (वि०) 1. रोगमुक्त, स्वस्थ, नीरोग, 
भळा-चंगा 2. निष्कलंक, विशुद्ध 3. तिष्कपट 4. 
दोषों से मुक्त, निर्दोष 5. भरा हुआ, संपूर्ण 6. 
अमोघ (यः,्यम्‌) नीरोगता, स्वास्थ्य, कल्याण, 
मंगल, आनन्द (यः) 1. जंगली बकरी 2. सूअर, 
--आमिष (वि०) 1. बिना मांस का, मांस न खाने 
बाला 2. वासनारहित, लालच से मुक्त 3. पारि- 
श्रमिक आदि न पाने वाला,--आथ (वि०) जिससे 
कोई आमदनी या राजस्व प्राप्त न हो, लाभरहित, 


--आयास (वि०) जिसम परिश्रम न लगे, सुकर, 
आसातन,--आयदुध (वि०) जिसके पास हथियार न हो, 
तिरस्त्र, निहत्था,--आलंब (वि०) जिसे.कोई सहारा 
न हो, (आलं० भी) महावी० ४।५३ 2. जो दूसरे 
पर आश्रित न हो, स्वतंत्र 3; जो अपस! आश्रय आप 
ही हो, असहाय, अकेला--निराछबों खष्षोदरजननि 
कं यामि शरणम्‌--जग०,--आलोप : (वि) 1. 
इधर उधर न देखने वाला 2. दृष्टिहीन 3. प्रकाश- 
रहित, अंघकारयूक्त मा० ५।३०,--आश्ञ- (वि०) 
आशाशून्य, निराश. नाउम्मीद--मनो . बमूर्वेदुमती- 
निरांशम्‌-रधु० ६।२, आशक (वि०) निर्भय, 
- आशिष्‌ (बि?) 1. आशीर्वाद या वरदान से 
वञ्चित 2. निरिच्छ, इच्छारहित, निराश, उदासीन 
~-जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः--कु० ५७६, 
~ आश्रय (बि०) 1. आश्वयहीन, जिसे कोई सहारा 
न हो, आश्रयरहित 2. मित्रहीन, दरिद्र, अकेला, ` 
शरणहित -- निराश्रयाधुना वत्सलता ,-आस्वाद 
(वि) स्वादरहित, फीका, बेमज्ञा,--आहार (वि०) 
जिसे भोजन न मिले, उपवास करने वाला, भोजन से 
परहेज करने वाला (--रः) उपवास करना ;--इच्छ 
(वि०) बिना इच्छा के, चाहरहित, उदासीन,--इन्त्रिय 
(वि०) 1 जिसका कोई अंग नष्ट हो गया हो या 
काम न दे 2. विकलांग, अपांग 3. दुर्बल, अशक्त, 
कमजोर 4. ज्ञान के साधन से हीन, जिसकी कोई 
इन्द्रिय बेकाम हो गई हो--मन्‌० ९।१८,-इंघन 
(वि०) इंघनरहित,--ईति ऋतुओं के संकट (अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि आदि) से मृक्त--रघु० .१।६३, 
दे० इति,--ईहबर (वि०) ईश्वर को न मानने. वाला 
नास्तिक,--ईषम्‌ हल का फाल,--ईह (वित) 1. 
तृष्णा से रहित, उदासीन,--रघू० १०।२१ 2. उद्य- 
महीन,--उच्छ्बास (वि०) 1. जो श्वास न लेता हो, 
श्वासरहित (--उ:) शवास-क्रिथा का अभाव॑,--उत्तर 
(वि०) 1. उत्तर रहित, बिना उत्तर के 2. जो कुछ 
उत्तर न दे सके, चुप 3. जिससे बड़ा कोई और न 
हो,--उत्सब (वि०) बिना उत्सव का--बिरतं गेय- 
मृतुनिरुत्सत्रः --रघु० ८।६६,--उत्साह (विं) जिसमें 
उत्साह न हो, उत्साह रहित, स्फूति गृन्य (हूः) 
उत्साह का अभाव, आलस्य--उत्सुक (वि०) 1. 
उदासीन 2. शान्त, चूपचाप,--उदक (वि०) जल- 
रहित,--उद्यम, उद्योग (वि०). निरचेष्ट, निकम्मा, 
आलसी, सुस्त,-उद्वेग (वि०) उत्तेजना रहित, जिसमें 
घबराहट न हो, गम्भीर, शांत, उपक्रम (वि०) 
जिसका आरम्भ न हुआ हो,--उपद्रव  (वि०) 1. 
संकट या कष्ट से मुक्त, जिसमें या जहाँ कोई भय 
या उत्पातं न हो, भाग्यशाली, सुखद, निर्वाघ, 


( ५३२ ) 


संताप-विपक्षियों के आक्रमण से सुरक्षित 2. राष्ट्रीय 
दुःखों या अत्याचारों से मुक्त 3. जो किसी 
प्रकार का कष्ट न पहुँचाये 4. सुरक्षित, शांतिपय, 
-“उपधि (वि०) निष्कपट, ईमानदार--उत्तर० 
२।२,--उपपत्ति (वि०) अनुपयुक्त,--उपपद (वि०) 
1. जिसकी कोई उपाधि या पद न हो--मुद्रा० ३. 
2. गौण शब्द से असंबद्ध,--उपप्लव (वि०) बाधा- 
रहित, जहाँ कोई रुकावट या सकट न हो, जहाँ 
किसी प्रकार की हानि न हो-निरुपप्लानि न: कर्माणि 
संवृत्तानि -श० ३, - उपम (वि०) अनुपम, बेजोड़, 
अतुलनीय,--उपसर्मे (वि०) जहां उत्पात न होते हों, 
उपद्रव से रहित,---उपाश्य (वि०) 1. अवास्तविक, 
मिथ्या, (बंघ्यापुत्र की भांति) जिसका कोई अस्तित्व 
न हो 2. अभोतिक 3. नीरूप,--उपाय (वि०) 
उपायरहित, असहाय,--उपेक्ष (वि०) 1. जालसाजी 
या चालाकी से मुक्त 2. जिसकी उपेक्षा न की गई 
हो,--उष्मन्‌ (वि०) तापशून्य, शीतल, गंध(वि०) 
गंघशूम्य, गंघरहित, जिसमें गंध न हो, बिना गंध के 
--निर्गेघा इव किशुकाः, “पुष्टि; (स्त्रिश) सेमर का 
पेइ,--गरबं (वि०) अभिमानरहित,- -गवाक्ष (वि०) 
जहाँ कोई खिड़की न हो,--गुण (वि०) 1. (धनुष 
की भांति) बिना डोरी का 2. संपत्तिश्ून्य 3. गुण- 
रहित, बुरा, निकम्मा--निर्गुणः शोभते नेव विपुला- 
डंवरोऽपि ना--भामि० १।११५ 4. जिसका कोई 
विशेषण न हो 5. जिसकी कोई उपाधि न हो (णः), 
परमात्मा, -गृह (वि०) जिसका कोई घर न हो, 
घररहित - सुगृही निगृंही कृता--पंच० ११३९०, 
->गौरव (वि०) 1. जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, 
प्रतिष्ठारहित,--ग्रंथ (वि०) 1. बंधनमुक्त, बाघा- 
रहित 2. ग्रीब, संपत्तिरहित, भिखारी 3. अकेला, 
असहाय (थः) 1. जड, मुखं 2. जुआरी 3. सन्त 
महात्मा जो सब प्रकार की सांसारिक विषय वास- 
नाओं को त्याग कर नग्न होकर विचरता हैं, और 
विरक्त संन्यासी की भांति रहता है,--ग्रंथक (वि०) 
1. निपुण, विशेषज्ञ 2. असहाय, अकेला 3. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त 4. निष्फल (कः) घामिक साधु, 
क्षपणक 2. दिगंबर साघु 3. जुआरी,--प्रंथिक: नंगा 
रहने वाला साधु, दिगंबर संप्रदाय का जैन-साधु, 
क्षपणक,--धटम्‌ 1. वह बाजार जहाँ दुकानदारों से 
किसी प्रकार का कर न लिया जाता हो 2. बड़ा 
बाजार जहाँ बहुत भीड़ भड़क्का हो,--घुंण (वि०) 


1. कूर, निष्ठुर, निर्दय 2. निर्लज्ज, बेहाया,--जन | 


(वि०) जहां कोई न रहता हो, जो आबाद न हो, 
बहा कोई आता-जाता न हो, एकान्त, सुनसान 
(बन्‌) मरुभूमि, एकांत सुनसान जगह,---अर (वि०) 


1. जोकभी बड़ा नहो, सदा युवा रहने वाला 
2. अनश्वर, जिसकी कभी मृत्यु न हा, (रः) देवता, 
सुर (कतृं ब० व०--निर्जराः-- निर्जरसः} (रम्‌) 
अमृत, सुधा,--जल (वि०) 1. जलरहित, मरुभूमि, 
जलशून्य 2. जिसमें पानी न मिला हो (लः) ऊसर, 
बंजर, वीरान उजाड़,--जिह्कः मेंडक,--जीब (वि०) 
1. प्राणरहित 2. मृतक, -ज्बर (वि०) जिसे बुखार 
न हो, स्वस्थ,--दंडः शूद्र,--दय (वि०) 1 निय, 
कूर, निर्मम, बेरहम, करुणारहित 2. उग्र 3. घनिष्ठ 
दृढ़, मजबूत, अत्यधिक, प्रचंड--मुग्धे विदेहि मयि 
निर्दयदंतदंशम्‌ --गीत० १०, निर्दयरतिश्रमालसाः-- 
रघु० १९।३२, निर्दयाइलेषहेतोः- मेष» १०६, 
~ दयम्‌ (अव्य०) 1. निष्ठुरता के साथ, क्र्रतापूर्वक 
2. प्रचंडता के साथ, कठोरतापूर्वकर--रघु० ११८४, 
--वश (वि०) दस से अधिक दिनों का,--दशन 
(वि०) बिना दांतों का, दुःख (वि०) 1. पीड़ा से 
मुक्त, पीडारहित 2. जो पीडा न दे, दोष (वि०) 
1. निरपराध, दोषरहित--न निर्दोषं न निर्गुणम्‌ 
2. अपराघशून्य, निरीह, - ब्रव्य (वि०) संपत्तिरहित, 
ग्रीब,-- द्रोह (वि०) जो शत्रु न हो, मित्रवत्‌, 
कृपापूर्ण, जो द्वेषपूर्ण न हो,--इन्ढ. (वि०) जो सुख- 
दुःख के ढ्ुंद्रों से रहित हो, हपं और विषाद से परे 
हो,--निद्ेंद्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 
-भग० ११४५ 2. जो औरों पर आश्रित न हो, 
स्वतंत्र 3. ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो 4. जो दो से परे 
हो 5. जिसमें मुकाबला न हो, जिसमें किसी प्रकार 
का झगड़ा न हो 6. जो दो सिद्धांतों को न मानता 
हो,--धन (वि०) संपत्तिहीन, गरीब, दरिद्र-शशिन- 
स्तुल्यवंशोऽपि निर्धनः परिभूयते-चाण० ८२, (नः) 
बूढ़ा बेल,--धर्म (वि०) धमंहीन, अधर्मी,---धूम 
(वि०) जहाँ घूआँ न हो--नर (वि०) मनुष्यों 
द्वारा परित्यक्त, उजाड,---नाथ (वि०) जिसका कोई 
अभिभावक या स्वामी न हो,--निद्र (वि०) जिसे 
नींद न आई हो, जागरूक,--निमित्त (वि०) अकारण 
बिना कारण का,--निमेष (वि०) बिना पलक झप- 
काये टकटकी लगाने वाला,--बंघु (वि०) बंधुरहित, 
मित्रहीन,--बल (वि०) शक्तिरहित, कमजोर, 
बलहीन,--बाघ (वि०) 1. बाघारहित 2. जहाँ प्रायः 
आना-जाना न हो, एकांत, निर्जन 3. निरुपद्रव,-बुद्धि 
(वि०) मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ,--बुष,-बुस (वि०) 
जिसकी भसी न निकाली गई हो, जिसमें से बूर 
निकाल दिया गया है, भय (वि०) 1. निडर, 
निरशंक 2. भय से मुक्त, सुरक्षित, निरापद्‌--मनु ० 
९॥२५५,--भर (वि०) अत्यधिक, तीब्र, उम्र, बहुत 
मजबूत--वप/भर निर्भर स्मरशर--गीत० १२, 


( ५३३ ) 


अमरु ४२ 2. उत्सुक 3. दुढ़, प्रगाढ (आलिंगन 
आदि) --कुचकुंभनिर्भरपरीरंभामृतं वांछति--गीत ० 
५, परिरध्य निर्भरम्‌ -ग्रीत० +. गाढ़, गहरा 
(नींद आदि) 5, (समास के अन्त में) भरा हुआ, 
आनन्द०, गर्व? आदि (रम्‌) अधिकता (अव्य०-- 
रम्‌) 1. अत्यधिक, अत्यंत, बहुत 2. खूव, चैन से- 
भाग्य (वि०) भाग्यहीन, दुर्भाग्यपूर्ण - भृति (वि०) 
बेगार में काम करने वाला,--मक्षिक (वि०) 
'मक्खियों से मुक्त' निर्बाध, निर्जन, एकांत (अव्य० 
-गम्‌) विना मक्खियो के अर्थात्‌ एकान्त, निर्जन -- 
कृतं भवतेदानीं निर्मक्षिकम्‌ -- श० २।६,--भत्सर 
(वि०) ईर्ष्यारहित, ईर्ष्या न करने वाला, - मत्स्य 
(वि०) जहाँ मछलियाँ न हों,-- मद (वि०) 1. जो 
नसे में न हो, संजीदा, गंभीर, शान्त 2. अभिमान 
रहित, विनीत 3. (हाथी की भाँति) मदजल से 
रहित,- मनुज, मनुष्य (वि०) मनुष्यों से रहित 
गैर-आबाद, मनुष्यों द्वारा परित्यक्त, - अन्यु (वि०) 
बाह्य संसार क सब प्रकार क॑ संबंधों से मुक्त, जिसने 
सब सांसारिक बंधनों को तिलांजलि दे दी हुँ, संसार 
लिल गिजा “>णशर) रघु० १२।६०, भग० २।७१, 
३।३०, 2. उदासीन (अंधि० के साथ)-- निर्ममे 
जिर्ण््मेज जमरा मधुराकृतिः ~ -रघु०१५।२८ 
प्राप्तेष्वर्थथु निमं मा:-महा ०,-मर्याद (वि०) 1. सीमा- 
रहित, अपरिमित 2. औचित्य की सीमा का उल्लंघन 
करने वाला, अनियंत्रित, उदंड, पापम, अपराधी - 
मनुजपशुभिनिमंयर्दिभंवद्धिरुदा यु व:-वेणी ० ३।२२, 
(वि०) 1. मेल और गन्दगो से मुक्त 2. स्वच्छ 
शुद्ध, अकलुप, निष्कलंकित (आल ० भो) धो रान्निमंलतो 
जनिः -भामि० १॥६३ 3. निष्पाप, सद्‌गृणसंपन्न 
मनु० ८1३१८ (लम्‌) 1. कहानी 2. देवता के 
चढ़ावे का अवशेष, उपलः स्फटिक, मशक (वि०) 
मच्छरों से मुक्त,--मांस (वि०) मांसारहितः - मानुष 
(वि०) जो बसा हुआ न हो, निर्जन, - मार्ग (वि०) 
मार्ग रहित, पथशून्य,--मुटः 1. सूर्यं 2. बदमाश 
(टम) वह बाजार या मेला जहाँ करयाचुंगीन 
लगे,--मूल 1. (वृक्ष आदि) बिना जड़ का 2. निरा- 
घार, आधारहीन (वक्तव्य या दोषारोप आदि) 
3. उन्मूलित, - मेघ (वि०) निरभ्र, बादलों से रहित, 
मेध (वि०) जिसे समघ न हो, निर्बुद्ध, जड़, 
मूर्ख, मन्दबुद्धि,-- मोह (वि०) माया या छल से 
मुक्त,--यत्न (वि०) निञ्चेष्ट, उद्यमहीन - यंत्रण 
(वि०) 1. जहाँ कोई नियंत्रण न हो, निर्बाध 
नियंत्रणरहित, प्रतिबन्धशून्य, 2. उदंड, स्वेच्छाचारी 
स्वतन्त्र (णम्‌) प्रतिवन्धशून्यता, स्वतन्त्रता,--यञ्ञस्क 


(वि०) जिसकी कीर्ति न हो, अकीतिकर, लज्जा- ` 


जनक-यूथ (वि०) जो अपने दल से बिछ्ड गया 
हो, (हाथी की भांति) यूथभ्रष्ट,-- रक्‍त (नीरक्त) 
(वि०) बिना रंगका, फीका, रजस्क (वि०? 
(नीरज, नीरजस्क) 1. घूल से मुक्त, 2. रागशूरं 
धकार शून्य, रजस्‌ (वि०) (नीरजस्‌) ट 
'नीरज' (स्त्री?) रजस्वला न होने वाली स्का 
तमसा राग या अन्धकार का अभाव,-- रंध्र (वि०} 
(नौरंध) 1. जिसमें छिद्र न हों, अत्यन्त सटा हुआ, 
संसक्त, साथ लगा हुआ--उत्तर० २।३ 2. निविड, 
सघन 3. मोटा, स्थूल,--रव (वि०) (नीरव) शब्द- 
रहित, ध्वनिशून्य--रघु० ८1५८,--रस (वि०) 
(निरस) 1. स्वादरहित, बेमजा, रसहीन 2. (अलं०) 
फीका, काव्य सौन्दर्य से विहीन-नीरसानां पद्यानाम्‌ 
--सा० द० १ 3. सूखा, रूखा, शुष्क--श्रृंगार० ९ 
4. व्यर्थ, बेकार, निष्फल, अलब्धफलनीरसान्‌ मम 
विधाय तस्मिन्‌ जने--विक्रम० २।११ 5. अर्रुचिकर, 
6. क्रूर निष्ठूर (सः) अनार,--रसन (वि०) (नीर- 
सन) बिना मेखला या कटिसूत्र के (रसना) - कि० 
५११, -रुच्‌ (वि०) (नीरुच्‌) कान्तिहीन, म्लान, 
मिल, - रुज्‌, (वि०) (नीरुज्‌, नीरुज) रोग 
से मुक्त, स्वस्थ, अरोगी--नीरुजस्य किमौषघे:-हि० १, 
--रूप (वि०) (नीरूप) रूपरहित, निराकार--रोग 
(वि०) (नीरोग) रोग या बीमारी से मुक्त, स्वस्थ, 
अरोगी,-- लक्षण (वि०) 1. अशुभ चिह्नों से युक्त 
अमंगलकारी (मनहूस) सूरतशक्लवाला 2. जिसकी 
प्रसिद्धि न हो 3. अनावश्यक, निरर्थक 4. बेदाग, 
लज्ज (वि०) बेशरम, बेहया, ढीठ,-- लिंग (वि०) 
जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो,-- लेप (वि०) 
1. जो लिपा हुआ न हो, जिस पर मालि 
को गई हो--मनु०.५।११२ 2. निष्कलंक, निष्पाप, 
--लोघ (वि) लालच से मुक्त, लोभरहित, 
(वि०) जिसके बाल न हों, बालों से 
शून्य, वंक (वि०) जिसका वंश उच्छिन्न हो गया 
हो, निःसन्तान,-- बण,--बन (वि०) 1. वन से बाहर 
2. बन से रहित, नंगा, खुला हुआ,-- बसु (वि०) 
धनहीन, गरीब, (वि०) वायु से सुरक्षित या 
मुक्त, शान्त, चुपचाप, रघु० १५1६६, (तः) वायु के 
प्रकोप से मुक्त स्थान,--वानर (वि०) बंदरों से मुक्त, 
-- वायस (वि०) कौओं से सुरक्षित, विकल्प,-विक- 
लपक, (व०) 1. विकल्प से रहित 2. जिसमें दृढ़ 
संकल्प या निश्‍चय का अभावा हे 3. पारस्परिक संबंध 
से विहीन 4. प्रतिवन्धयूक्त 5. कर्ता, कर्म या ज्ञाता 
तथा ज्ञेय के विवेक से रहित एक प्रकार का प्रत्यक्ष 
ज्ञान जिसमें किसी विषय का केवल इसी रूप में ज्ञान 
होता हुँ कि यह कुछ हे; जिस प्रकार कि समाधि की 


( ५३४ ) 


अवस्था में केवल एक ही अभिन्न तत्व (ब्रह्म) पर 
एकमात्र ध्यान केन्द्रित होता हैं, और ज्ञाता, ज्ञेय, 
तथा ज्ञान के विभेद का बोघ नहीं रहता यहाँ तक कि 
आत्मचेतना का भी भास नहीं होता--निविकल्पकः 
्ञातुज्ञानादिविकल्पभेदलयापेक्षः, नोचेत्‌ चेतः प्रविश 
सहसा निविकल्पे समाघौ-भतु ० ३1६१, वेणी० १।२३, 
(अव्य०-ल्पम्‌) बिना किसी संकोच या हिचक के. 
~ विकार (वि०) 1. अपरिवतित, अपरिवत्ये, निश्‍चल 
2. विकार रहित--मालवि० ५११४ 3. उदासीन 
स्वर्थहीन--ऋतु० २।२८,-विकास (वि०) जे खिला 
न हो, अविकसित,--विध्न (वि०) बिना किसी प्रकार 
के हस्तक्षेप के, जिसमें कोई बाघा न हो, विघ्न-बाघाओं 
से भृदत (घ्नम्‌) विघ्नों का अभाव,---विचार (वि०) 
अविमर्शी, विचार शून्य, अविवेकी--रे रे स्वैरिणि 
निविचारकविते मास्मत्प्रकाशीभव--चन्द्रा० १ 2 


(अव्य--रम्‌) बिना बिचारे, निस्संकोच,- विचि- 
कित्स (वि०) सन्देह या शंका से मकत,--विचेष्ट 
(वि०) गतिहीन, संज्ञाहीन,--वितकं (वि०) जिस 
पर तर्क या सोच विचार न किया जा सके,-- विनोद 
(वि०) आमोद प्रमोद से रहित, मनोरंजनशून्य-मेघ ० 
८६,--विध्या विन्ध्य पहाड़ियों में बहने वाली एक 
नदी -मेघ० २८,--विमर्श (वि०) विचारशून्य, अवि- 
वेकी, सोचविचार न करने वाला,--बिवर (वि०) 
1. बिना किसी विवर या मुंह के 2. जिसमें कोई छिद्र 
या अन्तराल न हो, सटा हुआ, शि० ९।४५,--विवाद 
(वि०) 1. विवाद रहित 2. जिसमें कोई झगड़ा न 
हो, कोई विरोध न हो, विश्वसम्मत,--विवेक (विं०) 
ना समझ, विवेकशून्य, अदूरदर्शी, मूखे,-विशंक (वि०) 
निडर, तिइशंक, विश्वस्त--मनु० ७1१७६, पंच० 
१॥८५,--विज्ञेष (वि०) कोई अन्तर न मानने वाला, 
बिना भेद-भाव के, किसी प्रकार का भेदभाव न रखने 


वाल!-निविशेषा वयं त्वयि--महा०, निविशेषो 
विक्षेषः--भर्तुँ ० ३॥५०, 'मेद-भावका अभाव ही अन्तर 
2. जहाँ भिन्नता का अभाव हो, समान, तुल्य (प्राय 
समास में) अभिन्न -- प्रवातनीलोत्पलनिविशेषम्‌--कु० 
१४६, स प्रतिपत्तिनिविशेषप्रतिपत्तिरासीत्‌--रधु० 
१४।२२ 3. अभेदकारी, गड्ड-मड्ड (षः) अन्तर का 
अभाव (निविशेधम्‌ और निविशेषेण शब्द “बिना किसी 
भेद-भाव के, 'समान रूप से' 'बिना किसी अन्तर के 
अर्था को प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त किये जाते हैं, स्वगृहनिविशेषमत्र स्थीयताम्‌ 
-“हि० १, रघु० ५१६),-विशेषण (वि०) बिना 
किसी विशेषण के,--विष (वि०) (सांप आदि) 
जिसमें जहर न हो--निविषा डुंडुभा: स्मृता:--विषय 
(वि०) 1. अपनी जन्मभूमि या निवास स्थान से 


निर्वासित किया हुआ--मनो निविषयार्थकामया-कु० 
५।३८, रषु ० ९।२८ 2. जिसे कार्य-क्षेत्र का अभाव 
हो--किच एवं काव्यं प्रविरलविषयं निविषयं वा स्यात्‌ 
--सा० द० १३. (मन की भांति) विषय-वासनाओं 
में अनासन्त-- षाण (वि०) बिना सींगो का- विहार 
(वि०) जिसके लिए आनन्द का अभाव हो,--बीज 
(बीज) (वि०) 1. बिना बीज का 2. नपुंसक 
3. निष्कारण, बीर (वि०) वीर विहीन --निर्वीर- 
मुर्वीतलम्‌--प्रस० १।३१ 2. कायर- वीरा बह स्त्री 
जिसका पति व पुत्र मर गये हों- बीर्य (वि०) 
शक्तिहीन, निर्बल, पुरुबार्थहीन, नपुंसक--निवीर्य 
गुरुशापभाषितवशात्‌ कि मे तवेवायुधम्‌--वेणी० 
३।३४,--वृक्ष (वि०) जहाँ पेड़ न हों,--बृष (बि०) 
जहाँ अच्छे बैल न हों, - बेग (वि०) निरचेष्ट, गति- 
हीन, शान्त, वेगरहित,--बेतन (वि०) अवैतनिक, 
विना वेतन का,--बैष्टनम्‌ जुलाहे की नरी, ढरकी 
--वर (वि०) वैरभाव से रहित, स्नेही शान्तिप्रिय 
(रम्‌) शत्रुता का अभाव,---ब्यंजन (वि०) सीधा 
सादा, खरा 2. बिना मसाले का (अव्य०- ने) सीधा- 
सादे ढंग से, बेलाग, ईमानदारी से,--व्यथ (वि०) 
1. पीडा से मुक्त 2. शान्त, स्वस्थ, व्यपेक्ष (वि०) 
उदासीन, निरपेक्ष रघु० १३।२५, १४२३९, -- व्यलीक 
(वि०) जो किसी प्रकार की चोट न पहुंचाये 
2. पीडारहित 3. प्रसन्न, मन से कार्य करने वाला 
4. निष्कपट, सच्चा, पाखंडहीन,--ब्याघ्र (वि०) 
जहाँ चीतों का उत्पात न हो,-व्याज (वि०) 1. स्पष्ट 
का, खरा, ईमानदार, सरल 2. पाखंडरहित--भतूं ० 
२।८२, (अव्य०--जम्‌) सरलता से, ईमानदारी से, 
स्पष्ट रूप से, अमरु ७९,- व्यापार (वि०) जिसे 
कोई काम न हो, बेकार, रधु ० १५।५६, व्रण (वि०) 
1. जिसे चोट न लगी हो, ब्रगरहित 2. जिसमें दरार 
न पड़ी हो,--ब्रत (वि०) जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
का पालन न करे,-हिमम्‌ जाड़े की समाप्ति, हिमशून्य 
-र्‍हेति (वि०) निरस्त्र, जिसके पास कोई हथियार 
न हो,--हेलु (वि०) निष्कारण, बिना किसी तकं, या 
कारण के,-ह्लोक (वि०) 1. निर्लज्ज, बेहया, ढीठ 
2. साहसी, निर्भीक । 


निरत (विष) [ नि+-रम्‌+-क्त | 1. किसी कार्य में 


लगा हुआ या रुचि रखने वाला 2. भक्त अनुरकत, 
संलग्न, आ।सक्त--वनवासनिरतः --का० १५७ 3 
प्रसन्न, खुश 4. विश्रान्त, विरत । 


निरतिः (स्त्रीश) [ निञ-रम्‌ञ-क्तिन्‌ ] दृढ़ आसक्ति, 


अनुरक्ति, भक्ति । 


निरयः [ निर्‌ + इ-अच्‌ ] नरक -- निरयनगरद्वारमुद्धा- 


टयंती -- भर्तुँ १६३, मनु» ६1६१ । 


( ५१५ ) 


निरवहानि (लि) का [ निर्‌--अव--हन (ल्‌) ¬-ण्बुल्‌ 
न टाप्‌, इत्वम्‌ ] बाड़ा, चाहारदीवारी । 

निरस (वि०) | निवृत्तो रसो यस्मात्‌ प्रा० ब० ] स्वाद- 
रहित, फीका, सूखा--सः 1. रस की कमी, फीकापन, 
स्वादहीनता 2. रसहीनता, सुखापन 3. उत्कण्ठा का 
अभाव, भावना की कमी । 

निरसन (वि०) (स्त्री०-नी०) [ निर्‌+ अस्‌ +ल्युट्‌ ] 
निकालने वाला, हटाने वाला, दूर भगाने वाला, 
—शि० ६४७ 2. उद्वमन या के करने वाला--नम्‌ 
1. निकालना, प्रक्षेपण, निष्कासन, हटाना 2. मुकरना, 
वचन-विरोध, अस्वीकृति, इंकार 3. क॑ करना, थूक 
देना 4. रोकना, दबाना 5. विनाश, वघ, उन्मूलन । 

निरस्त (भू० क० $#०)- [ निर्‌+-अस्‌+क्त ] 1. दूर 
डाला हुआ, दूर फेका हुआ, प्रत्याख्यात, हांका हुआ, 
निष्कासित, निर्वासित -कौलीनभीतेन गृहान्तिरस्ता 
~ रघु० १४।८४ 2. दूर भगाया गया, नष्ट किया 
गया, अह्वाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌--रघु० 
५।७१ ३. छोड़ा हुआ, परित्यक्त 4. दूर हटाया गया, 
वंचित, शून्य-- निरस्तपादपे देशे एरंडोऽपिद्रुमायते 
--हि० १।६९ 5. (बाण आदि) चलाया हुआ 6. 
निराकृत 7. उगला हुआ, थूका हुआ 8. शी घतापूर्वक 
उच्चरित 9. फाड़ा हुआ, विनष्ट 10. दबाया हुआ, 
रोका हुआ 11. (करार, प्रतिज्ञा आदि) तोड़ा हुआ, 
--श्तम्‌ 1. अस्वीहूति, इंकार 2. छोड़ देना, द्रृतो- 
च्चारण | सम०--भेद (वि०) सब प्रकार के भेदः 
भाव हटाये हुए, वही, समरूप, राय (वि०) जिसने 
समस्त सांसारिक अनुरागों का त्याग कर दिया हे । 

निराकः [ निर्‌+-अक्‌}-घञ्ञ्‌ ] 1. पकाना 2. स्वेद, 
पसीना 3. दुष्कर्मो का निस्तार ('निपाक' भौ) । 


निराकरणम्‌ [ निर्‌+आ-क्कञ-ल्युट्‌ ] 1. प्रत्याख्यान 
करना, निकाल बाहर करना, रद्द कर देना--निरा 
करणविक्लवा -श० ६, 2. निर्वान 3. अवबाघा, 
विरोध, प्रतिरोध, अस्वीकृति 4. खण्डन, उत्तर 5. 
तिरस्कार 6. यज्ञ के मुख्य कतंव्यों की उपेक्षा 7. 
विस्मृति । 

निराकरिष्णु (वि०) [निर्‌+-आ--क्ृञ-इष्णुच्‌ ] 1. प्रत्या- 
ख्यान करने बाला, बाहर निकालने वाला, निकाल 
बाहर करने वाला--रघु०१४।५७ 2. विघ्न डालने 
वाला, बाधक 3. ठुकराने वाला, तिरस्कर्ता 4. किसी 
को किसी वस्तु से वंचित करने की चेष्टा करने 
वाला । 

निराकुल (वि०) [ निर+आ+कुल-+क ] 1. भरा 
हुआ, व्याप्त, ढका हुआ अलिकुलसकुलकुसुमसमूहनि- 
राकुलबकुलकलापे -गीत० १ 2. दुःखी -दे० “निर्‌ 
के अन्तर्गत भी । हे 


निराष्र्तिः (स्त्री०) निराक्रिया [ निर्‌--आ- कृञ क्तिन्‌, 
निर्‌+आञ-कृ4-श्च+ टाप्‌ ] 1. प्रत्याख्यान, निष्का- 
सन, अस्वीकरण 2. इंकार 3. अवबाघा, विघ्न, रुका- 
वट, हस्तक्षेप विरोध, प्रतिरोध । 

निराग (वि०) [निवृत्तः रागो यस्मात्‌ प्रा० ब०] उत्कष्ठा- 
रहित, जिसमें जोश न रहे । 

निरादिष्ट (वि०) [ निर+आ+दिश्‌+कत ] जो क्र 
वापिस कर दिया गया हो । 

निरामालुः [ मि+-रम्‌+-आल्‌ ] कथ का वृक्ष । 

निरासः [ निर्‌+ अस्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रक्षेपण, निर्वासन, 
बाहर फैंक देना, हटाना 2. उगलना 3. निराकरण 
4. विरोघ। 

निरिगिणी,-नो [निः निभृंतं जनमिङ्कति प्राप्नोति 
निर्‌+-इंग्‌+-इनि+-डीप्‌ ] परदा, घूंघट । 

निरीक्षणम्‌, निरीक्षा | निर्‌+- ईक्ष्‌-ल्युट्‌, अ-- ठाप्‌ वा ] 
1. दृष्टि 2. देखना, ध्यान देना, नंज़्र डालना, 
अवलोकन करना 3. ढूंढना, खोजना 4. विचार, 
ख़याल,--निरीक्षया की बाबत, के विषय 5. आशा, 
प्रत्याशा 6. ग्रहदशा । 

निरौशं, षम्‌ [ निर्‌+-ईस्‌+- (ष्‌) --क ] हल का फाल । 

निरुक्त (वि०) [निर्‌+-वच्‌+-क्त] 1. अभिहित, 
उच्चरित, अभिव्यक्त, परिभाषित 2. उच्चस्वर से बोला 
हुआ, स्पष्ट,--क्तम्‌ 1. व्याख्या, निर्वचन, व्युत्पत्ति- 
सहित व्याख्या 2. छः वेदांगों में एक जिसमें अप्रचलित 
शब्दों की व्याख्या की गई हे, विशेषकर वेदिक शब्दों 
की-नाम च घातु जमाह निरुक्ते नि० 3. यास्क 
द्वारा निघण्टु पर किया गया भाष्य । 

निरुक्तिः (स्त्रीश) [ निर्‌+-वच्‌+ क्तिन्‌ ] 1. व्युत्पत्ति, 
शब्दों की व्यृत्पत्तिसहित व्याख्या 2. (अलं० शा० 
में) एक काव्यालंकार जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति की 
मनमानी व्याख्या की जाय, परिभाषा इस प्रकार है- 
निरुक्तिर्योगतो नाम्नामन्यार्थत्वप्रकल्पन्नम्‌, ईदृशेश्‍चरि- 
तर्जाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌--चन्द्राश ५।१६८, 
(दोषाकरः = दोषाणामाकरः) । 

निरत्सुक (वि०) [निर्‌] उद्‌ ‡-सूत-क्विप्‌+ कन्‌, हस्वः] 
1. अत्यंत आतुर, 2. उत्सुकतारहित, उदासीन । 

निरुद्ध (भू ० क० कृ०) [ नि+रुघ्‌+-क्त] 1. अवबाधित, 
प्रतिरुद्ध, अवरुद्ध, नियन्त्रित, दमन किया गया-- 
उत्तर० १।२७ 2. संसीमित, बंदीकृृत। सम०--कंठ 
(वि०) जिसका सांस रुक गया हो, दम घुट गया 
हो,- गुडः मलद्वार का अवरोध । 

निरूढ (वि०) [ निञ-रुह्‌+ क्त ] परंपरागत, प्रचलित, 
रूढ (शब्द का अर्थ--विप० यौगिक अर्थात्‌ व्युत्प- 
त्त्यथे) द्यौनं काचिदथवाऽस्ति निरूढा संव सा चलति 
यत्र हि चित्तम्‌-नँ० ५५७ 2. अविवाहित,-ढः 


( ५३६ ) 


1. अन्तनिधान, न्यास (जैसा कि “लाल” में 
'लालिमा') । सम०- लक्षुणा शब्द का वह गौण 
प्रयोग जो वक्ता के विशेष आशय या विवक्षा पर 
निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके स्वीकृत या लोकरूड 
प्रचलन पर आधारित हूं । 

निरूढिः (स्त्रीश) [नि--रुह-+क्तिन्‌ ] 1. प्रसिद्धि, 
ख्याति 2. जानकारी, परिचय, प्रवीणता--- नृपविद्यासु 
निरूढिमागता---कि० २।६ 2. संपुष्टि । 

निरूपणम्‌,-णा [नि-] रूप्‌--णिच्‌--ल्युट्‌; स्त्रियां टाप्‌ 
च] 1. रूप, आकृति 2. दृष्टि, दर्शन 3. ढूंढना, 
खोजना 4. निश्चयन, अन्वेषण, निर्धारण 5. परिभाषा। 

निरूपित (भू० क० कृ०) [ नि-+-रूप्‌--णिच्‌--क्त ] 
1. देखा गया, खोजा गया, चिह्नित, अवलोकित 


2. नियत, चुना हुआ, निर्वाचित 3. विवेचन किया । 
गया, विचार किया गया 4. निश्चय किया गया, 


निर्धारित । 

निरूहः [ नि+रुह +घज्म ] 1. वस्तिकर्म का एक प्रकार 
2. तके, युक्ति 3. निश्चितता, निश्‍चय 4. वाक्य 
जिसमें न्यूनपद न हो, संपूर्ण वाक्य । 

निऋंतिः [ निर्‌+ऋ+-क्तिन्‌ ] 1. क्षय, नाश, विघटन 
2. संकट, अनिष्ट, विपदा, विपत्ति-सा हि लोकस्य 
तिक्रेति:--उत्तर० ५।३० 3. अभिशाप, आक्रोश 
4. मृत्यु, मूतिमान्‌ विनाश, मृत्यु या विनाश की देवी, 
दक्षिण-पर्चिम कोण की अधिष्ठात्री देवी-मनु० 
११।११९। 

निरोघः, निरोधनम्‌ [ नि--रुघ्‌+- घञ्ञ, ल्युट्‌ वा ] 1. कंद 
करना, रोधागार में रखना, हवालात में रखना-मनु० 
८।२१०,३७५ 2. घेरना, ढक देना --अमरु ८७ 
3. प्रतिबंध, रोक, दमन, नियंत्रण -योगर्चित्तवृत्ति- 
निरोध: -योग०, कु० ३।४८ 4. रुकावट, अवबाधा, 
विरोध 5. चोट पहुंचाना, दण्ड देना, क्षति पहुँचाना 
6. ध्वंस, विनाश 7. अरुचि, नापसंदगी 8. निराशा, 
भग्नाशा । 

निर्गः [ निर्‌त-गम्‌+- ड ] देश, प्रदेश, स्थान । 

निर्गंधनम्‌ [ निर्‌ +- गंघ्‌+-ल्युट्‌ ] वघ, हत्या । 

निर्गमः [ निर्‌+-गम्‌--अप्‌ | 1. बाहर जाना, चले जाना 
नएरघु० ११।३ 2. बिदायगी, ओझल होना--रघु० 
१९।४६ 3. द्वार, मार्ग, निकास --कथमप्यवाप्तनिगं म: 
प्रययौ-का० १५९ 4. निष्क्रमण, बाहर जाने कः द्वार । 

निगमनम्‌ [ निर्‌+-गम्‌ +-ल्युट्‌ ] बाहर निकलना या 
चले जाना । 

निग कः [ निर्‌+-गुह + क्त ] वृक्ष का कोटर । 

निग्रथनम्‌ [ निर्‌+-ग्रन्थ्‌+-ल्युट्‌ | वघ, हत्या । 

निट, टम्‌ [ निर्‌+-षष्ट्‌ + घडा, ] 1. शब्दावली, शब्द 
संग्रह 2. सूचीपत्र । 


निधंषंणम्‌ [ निर्‌ --घृष्‌--ल्यूट्‌ ] रगड़, टक्कर । 

निर्घातः [ निर्‌+-हन्‌ +-घञ््‌ ] 1. विनाश 2. बवंडर, 
हवा का प्रचंड झोका, आँधी 3. हवा की सनसनाहट, 
आकाश में हवा के झोंकों के टकराने का शब्द 
निर्घातोग्रैः कुजलोनाडा, जिषांसुर्ज्यानिर्घोर्षः क्षोभया- 
मास सिंहान्‌--रघु० ९1६४, मनु० १।३८, ४।१०५, 
७; याज्ञ १1१४५, (वायुना निहतो वायुगंगनाच्च 
पतत्यधः, प्रचंडघोरनिर्घोषो निर्घात इति कथ्यते) 4. 
भूकंप 5. वज्रपात--अहह दारुणो दैवनिर्घातः 
उत्तर» २। 

निर्घातनम्‌ [ ।नेर्‌--हन्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] बलपूर्वक 
बाहर निकालना, प्रकाशित करना । 

निर्घोषः [ निर्‌+-घृष्‌+-घञ््‌ ] 1. ध्वनि --वेणी० ४, 
रघु० १।३६ 2 निनाद, खड़खड़ाहट, ठनक --ज्यानि- 
घोषे: क्षोभयामास सिंहान्‌ --रघु० ९।६४, भारती- 
निर्वोषः--उत्तर० ३। 

| निर्जयः, निर्जितिः (स्त्री) [ निर्‌+जि--अच्‌, क्तिन्‌ 

वा ] पूरी विजय, वशीकरण, परास्त करना । 

| निर्शरः,--रम्‌ [ निर-झू +अप्‌ ] झरना, जल प्रपात, 
घनघोरवृष्टि, वारिप्रवाह, पहाड़ी झरना - शीतं 
नि रवारिपानम्‌-~नागा० ४, रघु० २।१३, शा० 
२।१७, २१, ४६,--रः 1. भूसी जलाना 2. हाथी 
8. सूर्य का घोड़ा । 

निक्षरिन्‌ (पुं०) निर्झर-{-इनि ] पहाड़ । 

निझंरिणो, निरी [ निझंरिन्‌+-डीष्‌, निझर--डीप्‌ ] 
नदी, पहाड़ी झरना--स्खलनमुख रभूरि्रोतसो निझे- 
रिष्यः --उत्तर० २२० । 

निर्णय [ निर्‌--नीञ-अच्‌ ] 1. दूरीकरण, हटाना 2. 
पूणं निश्चय, फैसला, प्रकथन, निर्धारण स्थिरीकरण 

-संदेहनिर्णयो जातः- श० १।२७, मनु० ८३०१, 

४०९, ९।२५०, याज्ञ? २1१० हृदयं निर्णयमेव घावति 
--कि० २1२९ 3. घटना, अटकळ, उपसंहार, (तके० 
में) प्रदर्शन 4. विचारविमशं, गवेषणा, विचारण 5. 
किसी विचारपति द्वारा किसी विवाद के विषय में 
स्थिर किया गया मत, व्यवस्था, फैसला--सर्वज्ञस्या- 
प्येकाकिनो निणंयाम्यूपगमो दोषाय--मालवि० १। 
सम०---पावः निर्णय की आज्ञप्ति, फरमान, व्यवस्था 
(विधि में) । बने 
निर्णायक (वि०) [ निर--नी-+ण्वुल ] निर्णय देने 
वाला, अन्तिम फसला करने वाला । 

निर्णायनम [ निर्‌-|-नी--ल्यूटू | 1. निश्चय करना 2. 
हाथी के कान का बाहरी कोण । 

निणिक्त (भू० क० कृ०) | निर्‌+-निज्‌+-क्त ] घुला 
हुआ, शद्ध किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ - रघु० 
१७२२ 


( ५३७ ) 


निणिक्तिः (स्त्रीश) [ निर्‌+निज्‌+-क्तिन्‌ ] 1. धुलाई 
2. प्रायश्चित्त, परिशोधन महावी० ४।२५ । 

निर्णेकः [ निर्‌+-निज्‌+घञ्ञ, ] 1. धुलाई, सफाई 2. 
संक्षालन 3. परिशोधन, प्रायश्चित्त । 

निर्णेजकः [ निर्‌ +-निज्‌+-ण्बुलू ] घोबी । 

निर्णेजनम्‌ | निर्‌ +निज्‌ ‡ ल्युट्‌ | 1. संक्षालन 3. प्राय- 
श्चित्त, परिशोधन (किसी अपराध के लिए) । 

निर्णोदः [ निर्‌+-निद्‌+-घञ्ञ्‌ ] दूर करना, निर्वासन । 

निदंट,--ड (वि०) [-=निर्देय पृषो० साधु: ] 1. निष्क- 
रुण, नृशंस, निर्मम 2. दूसरों की त्रुटियों पर हर्ष 
मनाने वाला 3. ईर्ष्यालु 4. गालीगलौज करने वाला, 
पिशुन 5. व्यर्थ, अनावश्यक 6. प्रचंड 7. पागल, 
उन्मत्त 1 

निर्दरः,-रिः [ निर्‌न-दृ+अप्‌, इन्‌त-वा ] कन्दरा 
गुफा । 

निर्दलनम्‌ [ निर्‌+दल्‌ +ल्युट्‌ ] टुकड़े २ करना, तोड़ना, 
नष्ट करना । 

निर्दहनम्‌ [ निर्‌--दह -ल्यु ] जलाना, दग्ध करना । 

निर्दातृ (प्‌ं०) [ निर्‌+दा (दो)--तृच्‌ ] 1. निराने 
वाला 2. दाता 3. किसान, खेती काटने वाला । 

निर्दारित (वि०) | निर्‌+-द्‌+-णिच्‌+कत ] 1. फाड़ा 
हुआ, विदीर्ण 2. खोला हुआ, काट कर खोला हुआ 
--शि० १८२८ | 

निदिग्ध (भू० क० कृ०) [ निर+दिह "क्त ] 1. लेप 
किया हुआ, मालिश की हुई 2. सुपोषित, स्थूलकाय, 
हृष्ट पुष्ट । 

निर्दिष्ट (भू ० क० कृ०) [निर्‌ दिश्‌--क्त] 1. इशारे से 
बताया हुआ, दिखाया हुआ, संकेतित 2. विशिष्ट, 
विशिष्टीकृत 3. वर्णित 4. अधिन्यस्त, नियत 5. 
दृढंतापूर्वंक कहा हुआ, प्रकथित 6. निश्चय किया 
हुआ निर्धारित 7. आदिष्ट । 

निर्देशः [निर्‌ + दिश्‌+घञ्ग्‌] 1. इशारा करना, दिख- 
लाना, संकेत करना 2. आदेश, हुक्म, निदेश -रघु० 
१२।१७ 3. उपदेश, अनुदेश 4. बतलाना, कहना, 
घोषणा करना 5. विशेषता करना, विशिष्टीकरण, 
विशिष्टता, विशिष्टोल्लेख  -अयुक्तो यं निर्देशः-महा ०, 
भग० १७।३३ 6. निहत्य 7. पडौस, सामीप्य । 

निर्धारः, निर्वारणम्‌ [निर्‌+वृ+-णिच्‌ +-घञ्ञ्‌ ल्युट्‌ वा] 
1. बहुतों में से एक को विशिष्ट करना, या पृथक्‌ 
करना --यतश्च निर्धारणम्‌ --पा० २।३।४१, विक्रम० 
३।९२ 2. निश्‍चय करना, फैसला करना, निर्णय 
करना 3. निश्चितता, निश्चय । 

निर्धारित (भू० क० कृ०) [निर्‌न-घृ+णिच्‌ऽ-क्त] 
निर्धारण किया गया, निश्चय किया गया, स्थिर किया 
गया, निश्चित किया गथा, दे० 'निसू' पूर्वक घृ । 


६८ 


निर्धूत (भू० क० कु०) [निर्‌ घूस क्त] 1. हिलाया 
गया, हटाया गया रघु० १२।५७ 2. परित्यक्त, 
अस्वीकृत 3. वंचित, रहित 4. टाला गया ५. निराकृत 
6. नष्ट किया गया, (दे० “निस्‌' पूर्वक 'धू') । 

निधीत (भू? क० कृ०) [निर्‌+-घाव्‌+-क्त} 1. घो 
दिया गया, रघु० ५।४३ 2. चमकाया गया, उज्ज्वल । 

निबंधः [निर्‌ ‡-बंध्‌+-घञ्‌] 1. आग्रह, हठ, जिद, 
दुराग्रह - निबंधसंजातरुषा (गुरुणा) - रघु० ५1२१, 
कु० ५६६ 2. दृढ़ाग्रह, भारी मांग, अत्यावश्कता 
[निर्बंघपृष्टः स जगाद---रघ्‌ ० १४३२, अत एव खलु 
निबंध:---श० ३ 3. ढिठाई 4. दोषारोपण 5. कलह, 
झगड़ा । 

निर्बहेण--दे० निबहंण । 

निर्भट (वि०) [निर्‌+-भट्‌+-अच्‌] कठोर, दृढ़ । 

निर्भत्सनम्‌,--ना [निर्‌ञ-भत्स -+ल्युट्‌, स्त्रयां टाप्‌ च] 
1. धमकी, घुडकी,--शि० ६।६२ 2. गाली, झिड़की, 
बुरा-भला कहना, दोषारोपण 3. दुर्भावना 4. लाल 
रंग, लाख । 

निर्भेदः [निर्‌+-भिद्‌--घञ््‌] 1. फट जाना, विभक्त 
करना, टुकड़े २ करना 2. फटन, दरार 3. स्पष्ट 
उल्लेख या घोषणा--मालवि० ४ 4. नदी का तल 
5. किसी बात का निर्धारण । 

निर्मथः, निर्मथन, निर्मथः, निर्मथन [निर्‌ ]-मर्थन-घडा,, 

ल्युट्‌ वा, निरञ-मंथ्‌+-घञा, ल्युट्‌ वा] रगड़ना, 
मथना, हिलाना 2. दो अरणियों (लकड़ी के टुकड़ों) 
को आग पैदा करने के लिए आपस में रगड़ना, 
अरणि । । 

निर्मथ्य (वि०) [निर्‌ 2 -मंथ-|-ज्यत्‌] 1. हिलाये जाने या 
मधे जाने के योग्य 2. (आग की भांति) रगड़ से 
पैदा करने के योग्य--थ्यम्‌ अरणि (वह लकड़ी जिसे 
रगड़ कर आग पैदा की जाती है) । 

निर्माणम्‌ [निर्‌ + मा-ल्युट्‌] 1. मापना, नाप-यतश्चा- 
ध्वकालनिर्माणम्‌-पा० २।३।२८ वाति० 2. माप, 
फैलाव, विस्तार अयमप्राप्तनिर्माणः (बालः) --रामा ० 
पूर्ण विकास को अभी प्राप्त नहीं हुआ' 3. उत्पादन, 
रचना, निर्मिति, ईदृशो निर्माणभागः परिणत:--उत्तर० 
४ 4. सृष्टि, रचित वस्तु रूप-- निर्माणमेवहि तदादर- 
लालनीयम्‌ --मा ० ९।४९ 5. रूप, बनावट, आकृति 
--शरीरनिर्माणसद्शा नन्वस्यानुभावः--महावी० १ 
6. रचना, कृति) भवन--णा उपयुक्तता, औचित्य, 
सुरीति। 

निर्माल्यम्‌ [निर्‌ +-मल्‌-+-ण्यत्‌] 1. शुद्धता, स्वच्छता, 
निष्कलंकता 2. किसी देवता के चढ़ावे का अवशेष, 


फूल आदि--निर्माल्योज्झितपुष्पदामनिकरे का षट्‌- 
पदानां रतिः-श्वृंगार० १० 3. देवता पर समर्पित 


-( ५३८ ) 


करने के पश्चात्‌ मुर्साये हुए । 
ननृते$वधीरितानाम्‌--शि० ८1६० 4. अवशेष । 

निमितिः (स्त्री०) [निर्‌+- मा+ क्तिन्‌] उत्पादन, सृजन, 
निर्माण, कलात्मक वस्तु की रचना--नवरसरुचिरां 
निमितिमादघती भारती कवेजेयति । 

निर्मुक्त (भू क० कृ०) [निर्‌--मुच्‌ +क्त] 1. छोड़ा 
हुआ, मुक्त किया हुआ, स्वतंत्र किया हुआ--रघु० 
१।४६ 2. सांसारिक अनुरागों से मुक्‍त 3. वियुक्त, 
अलग किया हुआ,--क्तः साँप जिसने हाल ही में 
अपनी कंचुली छोड़ी हो । 

निर्मूलम्‌ [ निर्‌+मूल्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] उच्छेदन, जड़ से 
उखाड़ फेंकना, उन्मूलन (आलं० भी) कर्मनिर्मूलन- 

क्षम:--भतृं ० ३।७२ । 

निष्ट (भू? क० कृ०) [ निर्‌+-मृज्‌+-क्त ] पोंछा गया, 
धोया गया, रगडा गया--निर्मुष्टरागोंडघर:--सा० 
द० १। 

निर्मोकः [ निर्‌--मुच्‌-+घधव्म ] 1. मुक्त करना, स्वतंत्र 
करना 2. खाल, चमड़ी, विशेष रूप से केंचुली--रघु ० 
१६।१७, शि० २०४७ 3. कवच, जिरहबख्त 4. 
आकाश, अन्तरिक्ष । 

निर्मोक्षः [ निर्‌--मोक्ष + घडा, ] मुक्ति, छुटकारा--रघु० 
१०।२। 

निर्मोचनम्‌ [ निर्‌+-मुच्‌+-ल्युट्‌ ] मुक्ति, छुटकारा । 

निर्याणम्‌ [ निर्‌+-या~-ल्युट्‌ | 1. निष्क्रमण, बाहर जाना, 
प्रस्थान करना, बिदायगी 2. अन्तर्धान, ओझल 3. 
मरण, मृत्यु 4. चिन्तन मुक्ति, परमानंद 5. हाथी की 
आँख का बाहरी किनारा-वारणं निर्याणभागेऽभिघ्नन्‌ 
जादेश० ९७, निर्याणनियंदसुजं चलितं निषादी --शि० 
५।४१ 6. पशुओं के पैर बाधने की रस्सी, पैकड़ा 
--निर्याणहस्तस्य पुरो दलकः १२।४१ । 

निर्यातनम्‌ [ निर्‌+यत्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ | 1. वापिस 
करना, लौटाना, अर्पण क्रना, (धरोहर) प्रत्यपंण 
करना 2. ऋणपरिशोध 3. उेपहार, दान 4. प्रतिहिसा, 
बदला (जैसा कि 'बेर निर्यातन') 5. वघ, हत्या । 

निर्यातिः (स्त्रीश) [ निर--या-- क्तिन्‌ ] 1. निकलना, 
प्रस्थान 2. इस जीवन से बिदा लेना, मरण, मृत्यु । 

निर्यामः [ निर्‌--यम्‌--णिच्‌ --घडा, ] मल्लाह, कर्णंघार 
या चालक, नाविक, नाव खेनै वाला । 

निर्यासः ,--सम्‌ [ निर्‌ +-यस्‌+-घञ्ञ, ] वृक्षों. या पौधों 


का निःश्रवण, गोद, रस, राळ--झालनिर्यासगंचिमिः' 


--रघु० १।३८, मनु० ५।६2. अर्क; सार, काढ़ा 
3. कोई गाढ़ा तरल पदार्थ । 

नियुंहः [ निर्‌--उह--क; पृषो० साधुः ] 1.` कंगूरा, 
मीनार, बुर्ज या कलश (जो स्तम्भ या दरवाजों पर 
बनाया जाता है) वितदिनि्यूंहविटंकनीड:--शि० ३! 


५५, (यहां मल्लिनाथ इसका अर्थ लिखते हैं --“मत्त 
वारणाख्यः उपाश्रयः” और वंजयन्ती का उद्धरण 
देते हैं, संभवत: इसंका नाम इसके हाथी के रूप की 
समानता के कारण पड़ा है) चारूतो रणनिर्यू हा 
-रामा० 2. शिरोभूषण, चूडामणि, मुकुट 3. दीवार 
में लगी खूंटी 4. दरवाजा, फाटक 5. सत्त्व, काढा । 

निलुंञ्चनम्‌ [ निर्‌+-लुञ्च्‌ +-ल्युट्‌ ] उखाइना, फाडना, 
छीलना । 

निलुंठनम्‌ [ निर्‌+-लुण्ठ्‌+-ल्युट्‌ ] 1. लूटना, लूटखसोट 
2. फाड़ डालना । 

निर्लेखनम्‌ [ निर्‌+-लिख्‌ +ल्युट्‌ ] 1. खुरचना, खरोंचना, 
नोचना 2. खुरचनी, रांपी । 


निल्बयनी [ निर्‌+-ली +-ल्युट्‌, पृषो० साधुः] सांप की 
केंचुली । 


निर्वचनम्‌ [ निर्‌+- वच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. उक्ति, उच्चारण 
2. लोकप्रसिद्ध उक्ति. लोकोक्ति 3. व्यृत्पत्तिसहित, 
व्युत्पत्ति. 4. शब्दावली, शब्दसूची । 

निर्वपणम्‌ [ निर्‌-- वप्‌--ल्युट्‌ ] 1. उडेल देना, भेंट करना 
2. विशेष रूप से पितरों को पिंडदान, तपंण--मनु ० 
३।२४८, २६० 3. उपहार प्रदान करना 4. पुरस्कार, 
दान । 

निर्वणंनम्‌ [ निर्‌ वर्ण्‌ +ल्युट्‌ ] 1. नजर डालना, देखना 
दृष्टि 2. चिह्न लगाना, ध्यान पूर्वक अवलोकन करना । 

निर्वतक (वि०) (स्त्री७--टिका) [ निर्‌--वृत्‌--णिच्‌ 
नीण्बुल्‌ ] पूरा करने वाला, निष्पन्न करने वाला, 
समाप्त करने वाला, कार्यान्वित करने वाला, सम्पन्न 
करने वाला । 

निवतेनम्‌ [ निर-+-वृत्‌ +णिच्‌--ल्युट्‌ ] निष्पत्ति, पूर्ति, 
कार्यान्वित । 

निर्वहणम्‌ [ निर्‌--वह--ल्युट्‌ ] 1. अन्त, पूति--शि० 
१४॥६३ 2.. निर्वाह करना, अन्त तक निबाहना, 
जीवित रखना --मानस्य निवंहणम्‌--अमरू 3. ध्वंस, 
सर्वनाश 4. (नाटकों में) उपक्रांति, वह अन्तिम 
अवस्था जब किं महान्‌ परिवतंन का अन्तिम क्षण हो, 
नाटके या उपन्यास आदि का उपसंहार--तत्कि 
निमित्ते कुरु--विकृतनाटकस्येव अन्यन्मुखेऽन्यनिर्वहणे 
-मृद्रा० ६! 

निर्वाण (भू० क० कृ०) [ निर-+वा-+कक्‍्त ] 1. फूंक 
मार कर बुझाया हुआ, (आग या दीपक कौ भांति) 
बुझाया गया--निर्वाण-वेरदहनाः प्रशमादरीणाम्‌ 
-वेणी० १।७, कु० २।२३ 2. खोया हुआ, लुप्त 
3. मृत, मरा हुआ 4. जीवन से मुक्तं 5. (सूयं की 
भांति) अस्त 6. झान्त, चुपचाप 7. डूबा हुआ, णम्‌ 
1. बुझाना--१।१३१, शर्नेनिर्वाणमाप्तोति निरिधन 
इवानल:--महा० 2. दृष्टि से ओझल होना, लोप 


( ५३९ ) 


होना 3. विघटन, मृत्यू 4. माया या प्रकृति से मुक्ति 
पाकर परमात्मा से मिलन, शाश्वत आनन्द -- निर्वाण- 


मपि मन्येऽहमन्तरायं जयश्रियः--कि० ११1६९, 
रघु० १२।१ 5. (बौद्ध-विषयक) सांसारिक 
जीवन से व्यक्ति का पूर्ण निर्वाण, बोद्ों 


की मोक्षप्राप्ति 6. पुर्ण और शाश्वत शान्ति, सदा के 
लिए विश्वाम--कि० १८।३९ 7. पूर्ण संतोष या 
आनन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द--अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ 
ज-शै० ३, मालवि० ३।१, शि० ४।२३, विक्रम 
३।२१ 8. विश्राम, विराम 9. शून्यता 10. ; 
साहचर्य, संगम 11. हस्तिस्तान-दे० 'अनिर्वाण' 
रबु० १७१ में 12. विज्ञान में शिक्षण । सम० 
--भूयिष्ठ (वि०) प्रायः आंखों से ओझल या लुप्त 
--निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीर्य संधुक्षयंतीव वपुर्गुणेन 
--कु.० ३।५२,--मस्तकः मुक्ति, मोक्ष । 

निर्वादः [ निर्‌ ] वद्‌ 4-घञ्ञ्‌ ] 1. दोषा रोपण, दुर्वचन 
2: बदनामी, लोकापवाद, परिवाद--रघु० १४1३४ 
3. शास्त्रार्थं का निर्णय 4. वाद का अभाव । 

निर्वापः [ निर्‌ +-वप्‌ +घञ्च्‌ ] दे० "निर्वपणम्‌? । 

निर्वापणम्‌ [ निर्‌+-वप्‌ +णिच्‌-+ल्यूट्‌ ] 1. चढावा, 
आहुति, मिडदान या श्राद्ध 2. भेंट, दान 3. बुझाना, 
गुल करना 4. उडेलना, बखेरना, (बीज का) बोना 
5. पुरस्करण, प्रदान 6. निराकरण, उपशमन, शान्ति 
कर्तव्यानि दुःकितँदुःखनिर्वापणानि--उत्तर० ३ 
7. विनाश 8. वध, हत्या 9. ठण्डा करना, विश्रांति 
करना--शरीरनिर्वापणाय-श० ३ 10. प्रशीतल 
और ठंडा उपचार । 

निर्वाकः, निर्वासनम्‌ [ निर्‌+-वस्‌+-धञ्ञ्‌, निर्‌+-वस्‌+- 
णिच्‌+-ल्युट्‌ | 1. निकालना, निर्वासन करना, देश- 
निकाला देना 2. वध, हत्या । 

निर्वाहः | निर्‌+वह +घञ्ञ्‌ | 1. निबाहना, निष्पन्न 
करना, संपन्न करना 2. सम्पूति, अन्त 3. अन्ततक 
निबाहना, सहारा देना, दृढतापूर्वक डटे रहना, धैयें-- 
निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रत्रतम्‌--मुद्रा ० 
२।१८ 4. जीवित रहना 5. पर्याप्ति, यथेष्ट व्यवस्था, 
अक्षमता 6. वर्णन करना, बयान करना । 

निर्वाहणम्‌ [ निर्‌ +वह --णिच्‌+-ल्युट्‌ ] दे० 'निवंहूण' । 

निविण्ण (भू० क० कृ०) [ निर्‌ +-विद्‌--क्त ] 1. निर्वेद- 
युक्त, खिच्न, मृच्छ० १।१४ 2. भय या शोक से 
अभिभूत 3. शोक से कृश 4. दुरुक्त, पतित 5. किसी 
वस्तु से घृणा--मत्स्याशनस्य निविण्णः--पंच० १ 
6. क्षोण, मुर्झाया हुआ 7.विनम्र, विनीत । 


निविष्ट (भू? क० कृ) [निर्‌ विश्‌+-क्त] 
1. उपभुक्त, अवाप्त, अनुभूत 2. पूर्णतः उप- 
भुक्त--रधु० १२1१, 3. पारिश्रमिक के. रूप में 


प्राप्तनिविष्टं वैश्यशूद्रयो:---गौ ० 
5. व्यस्त 1 

निवृत (भू? क० कृ०) [निर-+व्‌+कक्‍्त ] 1. संतृप्त, 
संतुष्ट, प्रसन्न, निवृती स्व:--श० २।४ 2. निश्चित, 
बेफ़िकर, आराम में 3. विश्रान्त, समाप्त । 

निर्वृतिः (स्त्रीश) [ निर-+-व्‌--क्तिन्‌ ] 1. संतृप्त, 
प्रसन्नता, सुख, आनन्द, ब्रजति निर्वृतिमेकपदे मन:--- 
विक्रम० २1९, रघु० ९३८, १२६५, श० ७१९ 
शि० ४।६४, १०1२८, कि० ३1८ 2. शान्ति, विश्राम, 
विश्वान्ति 3. मुक्ति, निर्वाण-दऋ्लारं निर्वृतिसद्मनो 
विजयते कृष्णेतिवणंद्रयम्‌--भामि० ४1१४ 4. संपूति, ` 
निष्पत्ति 5. स्वतंत्रता 6. अन्तर्धानं होना, मृत्यु 
विनाश । 

निवृं्त (भू० क० कृ०) [ निर+वृत्‌-+-क्त ] निष्पन्न, 
अवाध्त, सम्पन्न । - 

निर्वृत्तिः (स्त्री) [ निर-+वृत्‌+क्तिनू ] निष्पन्नता, 
पूर्णता, सम्पन्नता--मनु० १२1१ । 

निर्वेदः [ निर्‌+-विद्‌ +घञ्ग्‌ ] 1. घृणा, जुगुप्सा 2. अति- 
तृप्ति, छक जाना 3. विषाद, निराश, अवसाद-- 
परिभवान्निर्वेदमापद्यते---मच्छ ० १।१४ 4. दीनता 
5. शोक 6. विरक्ति--भग० २।५२, (एक प्रकार 
की भावना जिसंसे शान्तरस का उदय होता है 
काव्य ०-निरवेदस्थायिभावोऽस्ति शांतोऽपि नवमो रसः 
7. स्वावमान, दीनता (तेंतीस संचारिभावों में सें 

. एक), तुर रस० में दी गई परिभाषा से, (निम्नांकित 

दृष्टांत दिया गया है--यदि लक्ष्मण सा मगेक्षणा न 
मदीक्षासराणि समेष्यति, अमुना जडजीवितेन में जगता 
वा विफलेन किं फलम्‌ । 


निषशः [ निर्‌+-विश्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. लाभ, प्राप्ति 2. मज- 
दूरी, भाड़ा, नौकरी 3. भोजन, उपभोग, सेवन 
4. भुगतान की अदायगी 5. प्रायश्चित्त, परिशोधनं 
6. विवाह 7. मूछित होना, बेहोश होना 8. :छिद्र 

- रंध्र 

निव्यूढ (भू क० कृ०) [निर्‌+विञ-वह्‌ +क्त] ` 
1. पूरा किया गया, समाप्त किया गया 2. उद्गतया 
उदित, वधित, विकसित-मुह॒र्त निर्व्यूडविस्मय--मा ० ७ 
नि्व्यूढसौहृदभरेति-६।१७, (उपचित--जगद्धर) 
3. प्रतिसमाथित, पूर्णतः प्रदर्शित, सत्यप्रमाणित 
श्रद्धापू्वेक या अन्त तक पालन किया गया--हा तात 
जटायो निर्व्यूढस्तेऽपत्यस्नेहः--उत्तर० 3. निर्व्यृढ 
संभावनाभारो बुद्धरक्षितया-मा० ८, निर्व्यूढं 
तातस्य कापालिकत्वम्‌ -मा० ४।९, १०, म॒हावी० 
७।८ 4, परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 

निर्व्यूदिः (स्त्री) [निर्‌ +-वि+-वह-क्तिन्‌] 1. अन्त 
पुति 2. शिखर, उच्चतम बिंदु । 


4. विवाहित 


( ५४० ) 


निर्व्यूहः [निरू--वि--वह --घज्ण्‌ | दे० “निर्यूह! 1. कंगूरा 
2. शिरस्त्राण, कलगी 3. दरवाजा, फाटक 4. दीवार 
में लगी खूँटी या ब्रेकेट 5. काढ़ा । 

निर्हरणम्‌ [निर-+ह-+-ल्यूट्‌] 1. शव का दाहसंस्कार के 
लिए ले जाना, शव को चिता पर रखना 2. ले जाना, 
बाहर निकालना, निचोइना, हटाना 3. जड़ से 
उखाड़ना, उन्मूलन करना । 

निर्हादः [निर्‌ --हद्‌ --घडा,] मलोत्सर्य, मलत्याग । 

निहारः [निर्‌ हन घडा) 1. ले जाना, दूर करना, 
हटाना 2. बाहर खींचना, उखाड़ना 3. जड़ से उखा- 
इना, विनाश 4. मृतक शरीर को दाह संस्कार के 
लिए ले जाना 5. निजी धन संचय, निजी जमा 
-मनु० ९१९९ 6. मलत्याग, (वि० आहार) । 

निर्हारिन्‌ (वि०) [निर्‌ +ह्‌--णिनि]। पालन करने 
वाला 2. व्याप्त, ( गंघादिक ) विस्तारशील 3. 
गंधयूक्त । 

निहू ति: (स्त्री) [निर्‌+-हू+क्तिन्‌] मार्ग से हटाना, 
दूर करना । 

निर्ह्नदः [निर्‌+-हृद्‌ + घञ्न] ध्वनि,--रधु० १।०१। 

निलयः [नि~-लीञ-अच्‌] 1. छिपने का स्थान, (जानवरों 
का) भट या मांद, (पक्षियों का) घोंसला--शि० 
९।४ 2. आवास, निवास, घर, गृह (प्रायः समास के 
अन्त में) रहने वाला, वास करने वाला 3. अस्त होना, 
छिपना--दिनांते निलयाय गंतुम्‌-रघु० २1१५, (यहाँ 
यह शब्द "प्रथम अर्थ” को भी प्रकट करता है । 

निलयनम्‌ [नि+-ली¬-ल्यूट्‌] 1. किसी स्थान पर बसना, 
उतरना 2. शरणगृह, घर, गृह, आवास । 

निलिपः [नि--लिप्‌ --श्‌, नुम्‌] 1. देवता - नि्िपेर्मुक्ता- 
नपि च निरयान्तरनिपतितान्‌ - गंगा० १५ 2. मस्तों 
का दल । सम०--नि्षरी स्वर्गीय गंगा । 

निलिपा, निलिपिका [निलिम्प+-टापू, कन्‌ +-टाप्‌, इत्वं 
च] याय । 

निलीन (भू० क० कृ०) [नि+ली¬-क्त] 1. पिघला 
हुआ या गला हुआ 2. बन्द या लिपटा हुआ, गुप्त 
3. अन्तग्रंस्त, थिरा हुआ, परिवलयित 4. ध्वस्त, 
नष्ट 5. परिवर्तित, रूपान्तरित (दे० नि पूर्वक ली) । 


निवचने (अव्य०) [ प्रा० स० ] न बोलना, बोलना बन्द 
करके, जिह्वा को रोक कर ('कृ' के साथ प्रयुक्त 
होने पर 'गति' के रूप में या उपसर्ग के रूप में 
अथवा स्वतंत्र शब्द समझा जाता है--उदा० निवचने- 
कृत्य, निवचने कृत्वा--पा० १।४।७६) । 

निवपनम्‌ [ नि+-वप्‌-।-ल्युट्‌ | 1. बिखेरना, उडेलना, 
नीचे फेंकना 2. बोना 3. पितरों के नाम पर चढावा, 
मृतपूर्वजों को लक्ष्य करके दी गई आहुति--को नः 
कुले निवपनानि नियच्छतीति --श० ६।२४। 


निबरा [ नि-“-वृ+-अप्‌+-टाप्‌ ] अक्षतयोनि, अविवाहित 
कन्या । 

निवतंक (वि०) [ नि+-वृत्‌+-ष्बुलू ] 1. वापिस देने 
वाला, आने वाला या पीछे मुड़ने वाला 2. ठहरने 
वाला, पकड़ने वाला 3. उन्मूलक, निष्कासित करने 
वाला, मिटाने वाला 4. वापिस लाने वाला । 

निवतंन (वि०) [ नि+-वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. लौटाने वाला 
2. पीछे मुड़ने वाला, ठहरने वाला--नम्‌ वापिस 
होना, मुड़ना, या वापिस आना, लौटना -इह हि 
पततां नास्त्यालंबो न चापि निवर्तनम्‌ --शा० ३२ 
2. न घटने वाला, बन्द होने वाला 3. रुकने वाला, 
परहेज करने वाला (अपा० के साथ) 4. काम से 
हाथ खींचना, निव्क्रियता (विप० प्रवर्तन) --काम० 
१।२८ 5. वापिस छाना-- अमरु ८४ 6. पश्चात्ताप 
करना, सुधार करने की इच्छा 7. बीस बांस लम्बी 
भूमि । 

निवसतिः (स्त्री०) [ निञवस्‌+-अतिच्‌ ] घर, आवास, 
आवासस्थान, वासगृह, निवासस्थान । 

निवसथः [ नि+-वस्‌-अथच्‌ ] गाँव, ग्राम । 

निवसनम्‌ [ नि-+-वस्‌ +ल्युट्‌ ] 1. गृह, आवास, निवास- 
स्थान 2. परिघान, वस्त्र, अन्त्वस्त्र--शि० १०।६०, 
रघु० १९४१ | 

निवहः--भर्तृ० ३३७, इसी प्रकार घन” दैत्य” कपोत? 
आदि 2. सात पवनों में से एक पवन का नाम । 

निवात (वि०) [ निवृत्तः वातो यस्मिन्‌ ब० स० ]1. 
से आत जहाँ वायु न हो, शान्त--रघु० १९।४२ 
2. जिसे चोट न लगी हो, क्षति न पहुंची हो, बाघा 
रहित 3. सुरक्षित, अभय 4. सुसज्जित, दृढ़ कबच 
धारण किए हुए,-तः 1. शरणगृह, निवासस्थान, 
आश्रयागार 2. अकाट्य कवच,-तम्‌ 1. वायू से 
सुरक्षित स्थान--निवातनिष्कंपमिव प्रदीणम्‌- कु० 
३।४८, कि० १४।३७, रघु० १३।५२, ३।१७, भग० 
६1१९ 2. वायु का अभाव, शान्त, निस्तब्घता- रघु० 
१२।३६ 3. निष्कंटक स्थान 4. दुढ़ कवच । 

निवापः [ नि+-वप्‌}-घञ्ञ्‌ ] 1. बीज, अनाज, वीज के 
रक्खे हुए दाने 2. मृतक पूर्वजों के पितरों को या 
दूसरे बन्धओं को भेंट, जलतर्पण (श्राद्ध के अवसर 
पर) एको निवापसलिलं पिबसीत्य युक्तम्‌--मा० 
९।४०, निवापदत्तिभिः--रघु० ८।८६, निवापांजलयः 
पितृणाम्‌ --५।८, १५।९१, मुद्रा० ४५ 3. भेंट या 
उपहार । 

निवारः, निवारणम्‌ [ नि+-वृ ‡-णिच्‌+-अच्‌, ल्युट्‌ वा] 
1. दूर रखना, रोकना, हटाना--देशनिवारणेशच 
--रघ्‌ ० ०।५ 2. प्रतिषेध, बाधा । 

निवासः [ नि+वस्‌ --घज्म्‌ ] 1. रहना, बसना, निवास 


(५४१ ) 


करना 2. घर, आवास, वासगृह, विश्राम-स्थान 
“-निवास्श्चिताया:--मृच्छ ० १११५, शि० ४६३, 
५1२१, भग० ९1१८, मृच्छ० ३1२३ 3. रात बिताना 
4. पोशाक, वस्त्र । 

निवासनम्‌ [ नि+-वस्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. निवासस्थान 
2. पडाव, डेरा 3. समय बिताना । 

निवासिन्‌ (वि०) [ नि--वस्‌--णिनि ] 1. निवास करने 
वाला, रहने वाला 2. पहनने वाला, वस्त्रो से ढका 
हुआ--कु० ७२६, (१०) निवासी, आवासी । 

निवि ( बि) इ (वि० ) [ नि--विड्--क ] 1. निरन्त- 
राल, सघन, सटा हुआ 2. दृढ़, कसा हुआ, पक्का, 
निविडो मुष्टि:--रघूं० ९५८, १९४४ 3. मोटा, 
अप्रवेश्य, घना, अभेद्य--रघु० ११1१५ 4. स्थूल, 
मोटा 5. महाकाय, विशाल 6. ठेढ़ी नाक वाला । 

निविशेष (वि०) [ निवृत्तो विशेषो कस्मात्‌ ब० स० ] 
--अभिन्न, समान, --षः अन्तर का अभाव । 

निविष्ट ( भू. क० कृ० ) [ नि+विश+क्त ] 1. 
स्थित, ऊपर बैठा हुआ 3. पडाव गाठा हा आ--रघु० 
१०१६८ 3. स्थिर, तुला हुआ 4. संकेन्द्रि, दमन 
किया हुआ, नियंत्रित--कु० ५1३१ 5. दीक्षित 6. 
व्यवस्थित । 

निवीतम्‌ | नि--व्ये--क्त, सम्प्रसारणम्‌ ] 1. यज्ञोपवीत 
पहनना (माला की भाँति गले में धारण करना) 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌ 
--जै० न्‍्या० 2 धारण किया हुआ जनेऊ,--तः,- तम्‌ 
परदा, अवगुंठन, आवरण' दुपट्टा । 

निवृत ( भू० क० क० ) [ नि+-वृञ-क्त ] घिरा हुआ, 
लपेटा हुआ, त:,--तम्‌--अवगुंठन, परदा, आव- 


रण । 

निवृतिः (स्त्री) [ नि+-वृ+-क्तिन्‌ ] आवरण, घेरा । 

निवृत्त (भू. क० क्र) [ निवृत्त +क्त ] 1. लौटा 
हुआ, वापिस आया हुआ 2. गया हुआ, बिदा हुआ 3. 
रुका हुआ, परहेजगार, ठहरा हुआ, विरत 4. सांसा- 
रिक कार्यो से परहेज करने वाला, इस संसार से 
विरक्त, शान्त 5. असदाचरण के लिए पश्चात्ताप 6. 
समाप्त पूरा, समस्त, दे० नि पूर्वक वृत्‌,--सभ्‌ 
लौटना । सम०--आत्मन्‌ (पुं०) 1. ऋषि २. विष्णु 
की उपावि,-- कारण (वि०) विना किसी अन्य कारण 
या प्रयोजन के (-णः) धर्मात्मा मनुष्य, सांसारिक 
इच्छाओं से अप्रभावित, भांस (वि०) जो माँस 
खाने से परहेज करता हे, निवृत्तमांसस्तु जनकः 
"उत्तर? ४,--राग (वि०) जितेन्द्रिय वृत्ति 
(वि०) किसी व्यवसाय से उपरल होनेवाला, - हृदय 
(वि०) हृदय में पछताने वाला । 

निवृत्तिः (स्त्रीश) [ नि+-वृत्‌+-क्तिन्‌ ] 1. लौटना, 


वापिस आना, लौट आना शि० १४६४, रघु० ४८७ 
2. अन्तर्घान, विराम, उपरति स्थगन - शापनिवृत्तौ 
-श० ७, रघु० ८८२ 3. काम से दूर रहना, 
निष्क्रियता (विप० प्रवृत्ति) 4. परहेज करना, अरुचि 
--अ्राणाघातन्निवृत्ति:--भर्तृ० ३।३३ 5. छोड़ना, 
रुकना 6. वैराग्य, सांसारिक कार्यों से उपराम, शान्ति, 
संसार से वियुक्ति 7. विश्राम, आराम 8. आनन्द, 
कॅवल्य 9. मुकरना, अस्वीकार करना 10. उन्मुलन, 
प्रतिरोध । 

निवेदनम्‌ [ नि+विद्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बतलाना, कहना, प्रक- 
थन करना समाचार, उद्घोषणा 2. अर्पण करना, 
सौंपना 3. समर्पण 4. प्रतिनिधान 5. चढावा या 
आहुति । 

निवेद्यम्‌ | नि+-विद्‌+-ण्यत्‌ | किसी देवमूति को भोग 
लगाना--तु० 'नैवेद्य' । 

निबेश्ः [ नि--विश्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रवेश, दाखला 2. पड़ाव 
डालना, ठहरना 3. ठहरने का स्थान, शिविर, खेमा 
सेनानिवेशं तूमुलं चकार--रघु० ५।४९,७।२, शि० 
१७।४०, कि० ७।२७ 4. घर, आवास, निवास - कि० 
४1१९ 5. विस्तार, (छाती को) सुडोलपना--कि० 
४1८ 6. जमा करना, अर्पण करना 7. विवाह करना, 
विवाह, जीवन में स्थिर होना 8. छाप, नकल 9. 
संन्यव्यवस्था 10. आभूषण, सजावट । 


निवेशनम्‌ [ नि+- विश्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. प्रवेश, दाखला 
2. ठहरना, पड़ाव डालना 3. विवाह करना, विवाह 
4. लेखबद्ध करना, शिला-लेखन 5. आवास, निवास, 
घर, आवास-स्थान 6. शिविर 7. कस्बा या नगर 
8. घोंसला । 

निबेष्टः [ नि+-वेष्ट+-घञ्य्‌ ] आवरण, लिफाफा । 

निवेष्टनम्‌ [ नि--वेष्ट--ल्युट्‌ | डकना, लिफाफे में बन्द 
करना । 

निश्‌ (स्त्री) (यह शब्द, कारक की दूसरी विभक्ति के 
द्वि० व० के पदचात्‌ सारी विभक्तियों में 'निशा' शब्द 
के स्थान में विकल्प में आदेश हो जाता हे, पहले 
पांच वचनों में इसका कोई रूप नहीं होता) 1. रात 
2. हल्दी । 

निशमनम्‌ [ नि+शम्‌ ऋ-णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. देखना, अव- 
लोकन करना 2. दर्शन, दृष्टि 3. सुनना 4. जानकार 
होना । 

निज्ञ (शा) रणम्‌ [ निञ-श्+ (णिच्‌) + ल्युट्‌ ] बघ, 
हत्या । 

निञ्ञा [ नितरां श्यति तनूकरोति व्यापारान्‌-शो+-क 
तारा० ] 1. रात--या निशा सवभूतानां तस्यां जागति 
संयमी--भग० २।६९ 2. हल्दी । सम०--अदः, 
--अदनः 1. उल्लू 2. राक्षस, भूत, पिशाच,--अति- 


( ५४२ ) 


कमः,---कप्ययः,-अन्तः,--अवसानम्‌, 1. रात बिताना 
2. पौ फटना--अदः--निश्ाद,--अंध ( वि० ) 
जिसे रतौंधा आत्ता हो, रात का अंधा,-- अधीज्ञः, 
--ईशः,--नोथः,-- पतिः,- मणिः,--रलम्‌ चन्द्रमा, 
चाँद- अर्धकालः रात का पूर्वा भाग, --आख्या, 
¬ आह्वा हल्दी, -आदिः सांध्यकालीन प्रकाशः, 
--उत्सर्गः रात्रि का अवसान, पौ फटना--करः 1. 
चाँद--कु० ४४१३ 2. मुर्गा 3. कपूर,-- गृहम्‌ शय- 
नाग।र,--चर (वि०) (स्त्री --रा,-री) रात में 
घूमने फिरने वाला, रात को चुपचाप पीछा करने 
वाला ( - रः) 1. राक्षस पिशाच, भूत, प्रेत - रघु० 
१२।६९ 2. शिव का विशेषण 3. गीदड़, 4. उल्लू 
5. साँप 6. चक्रवाक 7. चौर "पतिः 1. शिव और 
2. रावण का विशेषण (री) 1. राक्षसी 2. रात को 
निश्चित किये हुए समय पर अपने प्रेमी से मिलने के 
लिए जाने वाली स्त्री --राममन्मथशरेण ताडिता दुःस- 
हेन हृदये निशाचरी--रघु० ११।२० (यहां पर यह 
शब्द प्रथम अर्थ” के लिए भी प्रयुक्त है) 3. वेश्या, 
~ चमन (पुं ) अंधकार,- जलम्‌ ओस, कोहरा, 
--बाश्षन्‌ (पुं०) उल्लू, निशम्‌ (अव्य०) पर रात, 
सदैव---पुष्पम्‌, सफेद कमलिनी (रात को खिलने 
वाली) 2. पाला, ओस, मुखम्‌ रात्रि का आरम्भ, 
= मृगः गीदड़--वनः क्षण,-- विहारः पिशाच, राक्षस 
=-प्रचक्रतू रामनिशाविहारौ--भट्टि ० २३६,-- वेदिन्‌ 
(पुँ०) मुर्गा,-- हसः श्वेत कमल, कुमुद (रात - को 
खिलने वाला) । 

निञ्चात (भू० क० कृ०) [ नि+शो-+क्त ] 1. पहनाया 
हुआ, शान पर चढ़ा कर तेज किया हुआ, तेज - कि० 
१४३० 2. चमकाया रुआ, झलकाया हुआ उज्ज्वल । 

निशानम्‌ [ नि--शो--ल्युट्‌ ] पहनाना, शान पर चढ़ाकर 
तेज करना । 

निशांत (भू० क० कृ०) [नि+-शम्‌+-क्त ] शांतियुक्त, 
शांत, चुपचाप, सहनशील,--तम्‌ घर, आवास, निवास 
“एरघु० १६४० । 

निशामः [ नि+शम्‌+घका ] निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करता, दर्शन करना । 

निशामनम्‌ [ नि-+शम्‌ +-णिच्‌--ल्यूट्‌ ] 1. दर्शन करना, 
अवलोकन करना 2. दृष्टि 3. सुनना 4. बार २ निरी 
क्षण करना 5. छाया, प्रतिबिब । 

निश्चित (वि०) [ नि--शो--क्त ] पेना किया हुआ, शान 
पर तेज किया हुआ--निशितनिपाता: शरा:--श० १। 
१० 2. उद्दीपित, --तम्‌ लोहा । 

निशीथः [ निशेरते जना अस्मिन्‌--निशी अधारे थक 
-तारा० ] 1. आधीरात - निशीथदीपा: सहसा हत- 
त्विष:--रघु० ३1१५, मेघ० ८८ 2. सोने का समय, 


रात--शुचौ निशीथेऽनुभवंति कामिनः--ऋतु० ११३, 
अंमरु० ११। 

निशीथिनी, निञ्चीथ्या [ निशीथ+-इनि+-डीप्‌, निशीथ 
जयत्‌ ञ-टाप्‌ ] रात । 

निशंभः [नि+शुम्भ्‌ घञा ] 1. वध, हत्या--मा० 
५।२२ 2. तोड़ना, (धनुष आदि का) झुकाना 
--महावी० २1३३ 3. एक राक्षस का नाम जिसको 
दुर्गा ने मार दिया था। सम०--मथनी,--मर्दनी 
दुर्गा का विशेषण । हक 

निशुंभनाम्‌ [ नि--शुभ्‌-- ल्युट्‌ | वध करना, हत्या करना । 

निवचयः [ निस्‌--चि--अप्‌ ] 1. जांचपड्ताल, खोज, 
पुछताछ 2. स्थिर मत, ,दृढ विश्वास, पक्का भरोसा 
3. निर्धारण, दृढ़ संकल्प, दृढ्ता--एष मे स्थिरो 
निश्‍चय:--मुद्रा० १ 4. निश्चिति, स्पष्टता, असं- 
दिग्ध, परिणाम 5. पक्का इरादा, योजना, प्रयोजन, 
उद्देश्य-कँकेयी क्र्रनिश्चया-रघु० १२।४, कु० ५।५ । 

निइचल (वि०) [ निस्‌--चल्‌--अच्‌ ] 1. अचर, स्थिर, 
अटल, अडिग 2. अपरिवत्य, अपरिवर्तनीय--भग ० 
२।५३,--ला पृथ्वी । सम०--अंग ( वि०) दृढ़ 
शरीरवाला, मजबूत (गः) 1. सारस की एक 
जाति 2. चट्टान, पहाड़ । | 

निश्चायक (वि०) | निस्‌ चि+ण्वुलू ] निधीरक, 
निर्णयात्मक, अन्तिम या निश्चयात्मक । 

निश्चारकम्‌ [ निस्‌+-चर्‌+-प्वुलू ] 1. मलोत्सर्ग करना 
2. हवा, वायु 3. हठ, स्वेच्छाचारिता । 

निश्चित ( भू. क० कृ०) | निस्‌+-चिन-क्त ] निश्चित 
किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, फैसला किया, तय 
किया हुआ, समापन किआ हुआ (कर्तुवा० में भी 
प्रयुक्त) अरावणमरामं वा जगदद्येति निरिचितः--रघु० 
१२।८३, --तम्‌ निश्चय, निर्णय,--तम्‌ (अव्य०) 
निःसन्देह, निश्चित रूप से. अवश्यमेव । 

निश्चितिः (स्त्री०). [ निस्‌--चि+-क्तिन्‌ ] 1. निश्चय 
करना, निर्णय करना 2. निर्धारण, दृढ़ संकल्प ! 

निश्रमः [ नि- श्रम्‌ --घञा_ ] किसी कार्य पर किया गया 
परिश्रम, अध्यवसाय, अनवरत परिश्रम । 

निश्रयणी, निश्रेणि, निश्रेणी [ नि--श्रि--ल्युट्--डीष, 
नि-श्रिञ-नि; ङीष्‌ वा ] सीढ़ी, जीना, तु० 'नि:- 
श्रयणी' । 

निश्वासः [ नि+-इवस्‌-घञ्ग्‌ ] साँस खींचना, साँस 
लेना, आह भरना--तु ० “निःश्वास' । 

निबंग: [ नि+सञ्ज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. आसक्ति, संलग्नता 2. 
सम्मिलन, साहचर्यं 3. तरकस--शि० १०।३४, कि० 
१७।३६, रघु० २1३०, ३३४] 

निषंगथिः [ नि--सञ्जू--घथिन्‌ ] 1. आलिंगन 2. धनु- 
धेर 3. सारथि 4. रथ, गाड़ी । 


( ५४३ ) 


निवंगिन्‌ (अव्य० ) [ निषङ्ग +-इनि ] 1. आसक्त, संलग्न 
-+शि० १२।२६ 2. तरकसघारी--पुँ० 1. घानुष्क, 
घनुर्घर 2. तरकस 3. खड्गघारी । 

निषण्ण ( भू क० कृ०) [ नि+सदु+क्त ] 1. बैठा 
हुआ, आसीन, विश्रान्त, आश्रित,--रघु० ९1७६, 
१३।७५ 2. सहारा दिया हुआ 3. गया हुआ 4. 
खिन्न, कष्टग्रस्त. नतमुख---तु ० “विषण्ण' । 

तिषश्णकम्‌ [ निषण्ण-कन्‌ ] आसन । 

निषद्या [ नि-+सद-+कक्‍्यप्‌--ठाप्‌ ] 1. खटोला, पीला 
2. व्यापारी का कार्यालय, दुकान 3. मंडी, हाट 
+न्‍शि० १८।१५ ! 

निषद्वरः [ नि--सद्‌-ष्वरच्‌ ] 
कामदेव,--रो रात । 

निषधः ( ब० द० ) [ नि+-सद्‌+-अच्‌, पृषो० ] नल 
द्वारा शासित एक देश तथा - उसके निवासियों का 
नाम,--धः 1. निषध देश का शासक 2. पहाड़ का 
नाम । 

निषादः [ निञ-सद्‌+-घञा ] 1. भारत की एक जंगली 
आदिम जाति, जैसे शिकारी, मछुवे आदि, पहाड़ी 
=-मा निषादं प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
--रामा० रघु० १४५२, ७० 2. पतित जाति का 
मनुष्य, चाण्डाल, एक वर्णसंकर जाति 3. विशेषकर 
शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण का पुत्र--मनु० १०८ 4. 
( संगीत में ) हिन्दूसरगम का पहला ( यदि उपय्‌- 
क्तता के अधिक निकट हो तो--अन्तिम या सप्तम ) 
स्वर--गीतकलाविन्यासमिव निषादानुगतम्‌--का० 
२१, ( यहाँ यह प्रथम भी रखती द) । 

निबादित [ निञ-सद्‌ + णिच्‌-क्त ] 1. बैठाया हुआ 2. 
कष्टग्रस्त, दुखी । 

निषादिन्‌ (वि० ) (स्त्री०--नी ) [ निषाद+-इनि | 
बैठने वाला या लटने वाला, विश्राम करने वाला, 
आराम करने वाला--रघु० १।५२, ४२, ( पुं० ) 
महावत,--शि० ५।४१। 

निषिद्ध (वि०) [ निञ-सिव्‌+-क्त | 1. मना किया हुआ, 
प्रतिषिद्ध, दूर हटाया हुआ, रोका हुआ--दे० नि पूर्वक 
सिघ्‌। 

निषिक्त (भू० क० कृ०) [ नि+सिच्‌--क्त ] 1. छिड़का 
हुआ 2. भरा हुआ, टपकाया हुआ, उँडेला हुआ, 
व्याप्त किया हुआ। 

निषिद्धिः [ नि+सिघ्‌+-क्तिन्‌ ] 1. प्रतिषेध, दूर रखना, 
दूर हँटाना 2. प्रतिरक्षा । 

निषूदनम्‌ [ नि--सूद--णिच्‌--ल्युट्‌ | वध करना, हत्या 
करना--नः वधिक जैसा कि 'बलवृत्रनिषूदन' में । 

निर्षेक: [ तिन सिच्‌--घडा ] 1. छिड़कना, तर करना-- 
मुखसलिलनिषेक:--ऋतु ० १।२८ 2. बूंद २ टपकना, 


1. गारा, दलदल 2. 


रिसना, झरना, तैलनिषेकबिंदुना-रघु० ८1३८, 
टपकते हुए तेल की एक बूंद 3. खराव, प्रखाव 
4. वीयंपात, बीर्योसिचन, गर्भवती करना, बीज-- 
कु० २1१६, रघु० १४६० 5. सिंचाई, 6. प्रक्षालन 
के लिए जल 7. वीयं की अपवित्रता 8. मेला पानी । 

निषेधः [ नि--सिघ्‌--घञळा_ ] 1. प्रतिषेष, दूर रखना, 
दूर हटाना, रोकना, प्रतिरोध 2. प्रत्याख्यान, मुकरना 
3. नकारात्मक अव्यय--द्वौ निषेधौ प्रकृतार्थं गमयतः 
4. प्रतिबेधक नियम (विप० विधि) 5. नियम से 
व्यतिक्रम करना, अपवाद । 

निषेवक [ नि +-सेव्‌ +ण्वुल ] 1. अभ्यास करने वाला, 
अनुगमन करने वाला, भक्त, अनुरक्त 2. बार २ 
आने वाला, बसने वाला, आश्रयग्रहण करने वाला 
3. उपभोग करने वाला । 

निषेवणम्‌, निषेवा [ नि+-सेव्‌+-ल्युट्‌, अ#दाप्‌ वा] 
1. सेवा करना, नौकरी, हाज़री में खड़े रहना 
2. पूजा, आराधना 3. अभ्यास, अनुष्ठान 4. आसक्ति, 
लगाव 5. रहना, बसना, उपभोग करना, उपयोग में 
लाना 6. परिचय, उपयोग । 

निष्क्‌ (चुरा० आ०--निष्कयते) तोलना, मापना । 

निष्कः,-कभ्‌ [ निष्क--अच्‌ ] 1. स्वर्णमुद्रा (भिन्न-भिन्न 
मूल्य की, परन्तु सामान्यरूप १६ माशे या एक कर्ष 
के तोल के सोने के बराबर) 2. १०८ से १५० कर्ष 
के तोल का सोना 3. छाती या कण्ठ में पहनने का 
स्वर्णाभूषण 4. सोना,--ष्क: चांडाल ।' 

निष्कर्षः [ निस्‌+-कृष्‌+घञ्‌ ] 1. बाहर निकालना, 
निचोड़ना 2. सत्‌, सारभूत अथे, तत्व--इति निष्कर्षः 
(भाष्यकारों द्वारा बहुधा प्रयुक्त) --मतु० ५।१२५, 
भाषा० १३८ 3. मापना 4. निश्चय, जाँचपड़ताल । 

निष्कर्षणम्‌ [ निस्‌ +कृष्‌+-ल्युट्‌ ] 1. बाहर निकालना, 
निचोड़ना, खींचना--रघु० १२।९७, 2. घटाना । 

निष्कालनम्‌ [ तिस्‌ नकल +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] (गाय भँसों 
को) हांक कर दूर करना 2. वघ, हत्या । 

निष्कासः (सः) [ निस्‌ +-काश्‌ (स्‌) --धडा, ] 1. बाहर 
निकलना, निर्गम, निकास 2. प्रासाद आदि का द्वार- 
मण्डप 3. प्रभात 4. अन्तर्धान । 

निष्कासित (भू० क० कृ०) | निस्‌+-कस्‌-+- णिच्‌ +-क्त ] 
1. निर्वासित, बाहर निकाला हुआ, हांक कर बाहर 
किया हुआ 2. बाहर गया हुआ, बाहर निकाला हुआ, 
3. रक्खा हुआ, जमा किया हुआ 4. ठहराया हुआ, 
नियत किया हुआ, 5. खोला हुआ, खिला हुआ, 
फैलाया हुआ 6. बुराभला कहा हुआ, झिड़का हुआ । 

निष्कासिनो [ निस्‌ + कस्‌ +शिनि+-डीप्‌ ] वह दासी जो 
अपने स्वामी के नियंत्रण में न हो । 

निष्कुटः [ निस्‌+-कुद्‌‡-क ] 1. घर से लगा हुआ प्रमद- 


( ५४४ ) 


वन, क्रीडोद्यान 2. खेत 3. स्त्रियों का रनवास, राजा 
का अन्तःपुर 4. दरवाजा 5. वक्ष की कोटर ! 

निष्कुटिः,-टी (स्त्री) [ निस्‌+-कुद्‌ +-इन्‌, स्त्रियाँ डीष्‌ ] 
बड़ी इलायचो । 

निष्कुषित (भू० क० कृ०) [ निस्‌ +-कुष्‌-क्त ] 1. फाड़ा 
हुआ, बलात्‌ वाहर au आ, विदीर्ण--रघु० 
७।५० 2. निकाला हुआ, रि --दै ० निस्‌ पूर्वक 
“कुष्‌ । 

निष्कुहः | निस्‌+-कुह्‌,ञ-अच्‌ | वृक्ष की कोटर--तु० 
'निष्कुट' । 

निष्कृत (भू? क० कृ०) [ निस्‌--कृञ-क्त ] 1. ले जाया 
गया, हटाया गया 2. जिसने प्रायश्चित्त कर लिया 
हँ, दोषमुक्त, क्षमा किया गया,--तभ्‌ प्रायश्चित्त या 
परिशोधन । 


निष्कृतिः (स्त्रीश) [ निश्‌ + कृ-क्तिन्‌ ] 1. प्रायश्चित्त, 
परिशोधन पंच० ३1१५७ 2. निस्तार, प्रतिदान, 
ऋणशोधन, कतंव्यसम्पादने-न तस्य निष्कृतिः शक्या 
कर्तु वषं शतेरपि-मनु० २।२२७, ३११९, ८1१०५, ९। 
१९, ११।२७ 3. हटाना 4. आरोग्यलाभ, चिकित्सा, 
प्रतीकार 5. टालना, बचना 6. अपेक्षा करना 7. बुरा 
चालचलन, बदमाशी । 

निष्कृष्ट (भू? क० कृ०) [ निस्‌+- कृष्‌ +-क्त ] 1. उखाड़ 
हुआ, खींच कर बाहर निकाला हुआ, उद्धूत 2. 
संक्षिप्तावृत्ति । 

निष्कोषः, निऽकोषणम्‌ [ निस्‌+-कुष्‌ +-क्त ल्युट्‌ वा ] 1. 
फाड्ना, खींचकर बाहर निकालना, उखाड़ना, उन्मू- 
लन करना 2. भूसी निकालना, छिलका उतारना । 

निष्कोषणकम्‌ [ निषकोपण--कन्‌ ] दांत खुरचनी--पंच ० 
११७१ । 

निष्कमः [ निस्‌+-क्रम्‌--घञ्ग्‌ } 1. बाहर आना, निक- 
लना 2. बिदा होना, निर्गमन करना 3. एक संस्कार 
(चौथे मास में शिशु को) पहली बार खुली हवा में 
निकालना. चतुर्थे मासि निष्क्रमः--याज्ञ० १।१२, तु० 
“उपनिष्क्रमण' से भो 4. पतित होना, जाति भ्रष्टता, 
जाति-हीनता 5. बौद्धिक शक्ति । 

निष्क्रमणम्‌ [ निस्‌ +-क्रम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. आगे या बाहर 
जाना 2. एक संस्कार (इसमें नवजात बालक को 
चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता 
है) चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ 
-एमनु० २।३४ । 

निष्क्रमणिका [ निष्कमण-|-कन्‌ --टाप्‌. इत्वम्‌ | दे० 
निष्क्रम (३) । 

निष्क्रयः | निस्‌--क्रीय-अच्‌ | निस्तार. छुटकारा, बन्दी 
का उद्घार-मूल्य-ददौ दत्तं समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्क्रयम्‌ 
णारघु० १५।५५, २।५५, ५२२, मुद्रा ६२० 2. 


पुरस्कार 3. भाड़ा, मजदूरी 4. अदायगी, चुनौती 
ऊझशि० १५० 5. अइला-बदली, विनिमय । 

निषक्रथणम्‌ [ निस्‌-+-क्री+ल्बुट्‌ ] निस्तार, छुटकारा, 
बन्दी का उद्धार-मूल्य । 

निष्ककाथः [ निस्‌+-क्वथ्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. काढ़ा 2. रसा, 
शोरबा । 

निष्टपनम्‌ [ निस्‌-तप्‌+-ल्युट्‌ ] जलन, । 

निष्टानकः [ निस्‌ + तानकः ] घनध्वनि, कलकल ध्वनि, 
मरमरध्वनि । 


निष्ठ (वि०) [ नितरां तिष्ठति --नि + स्था--क ] (प्राय. 
समास के अंत में) 1. अन्दर रहने वाला, स्थित 
-तन्निष्ठे फेने 2. निर्भर, आश्रित, संकेत करने वाला 
या संबंध रखने वाला--तमोनिष्ठाः--मनु० १२।९५ 
3. भक्त, अनुरक्त, अभ्यास करने वाला, इरादा 
--सत्यनिष्ठ 4. कुशल 5. आस्था रखने वाला---धर्म- 
निष्ठ,--ष्ठा 1. अवस्था, दशा 2. स्थैयं, दृढ़ता, स्थि- 
रता--नभो निष्ठा-शून्यं भ्रमति च किमप्यालिखति 
च---मा० १1३१ 3. भक्ति, श्रद्धा, धनिष्ठ अनुराग 
4. विश्वास, दृढ़ भक्ति, आस्था-शास्त्रेषु निष्ठा मा० 
३।११, भग० ३।३ 5. श्रेष्ठता, कुशलता, प्रवीणता, 
पूर्णता 6. उपसंहार, अन्त, अवसान ---अत्यारूढिर्भवति 
महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा--श० ४ 7. उत्क्रान्ति या 
नाटक का अन्त 8. निष्पत्ति, संपूति --मनु० ८२२७ 
9. चरम बिन्दु 10. मृत्यु, विनाश, प्रलय 11. स्थिर 
या निश्चित ज्ञान, निश्चिति 12. भिक्षा मांगना 13. 
भोगना, कष्ट उठाना, दुःख, चिन्ता 14. (व्या०) क्त, 
क्तवतु (त और तवत्‌) के लिए पारिभाषिक शब्द । 

निष्ठानम्‌ [ नि~-स्था+-ल्युट्‌ ] चटनी, मसाला । 

निष्ठो (६5) वः,--वम्‌, निष्ठी (ष्ठे) वनम्‌ निष्ठीवितम्‌ 
[ नि.+ष्ठिव्‌ +-घञ्ग्‌, दीषंः, दीर्घाभावे गुणः; ल्युट्‌ 
वा, दीघंः पक्षे गुणः; क्त, दीघंश्च ] थूक देना, थूकना 
-ाभेर्ते० १।९२। 

निष्ठुर (वि०) [ नि--स्था--उरच्‌ ] 1. कठोर, कर्कश, 
उजइ, रूखा 2. कड़ा, तेज, (हवा के झोंके की भांति) 
तीक्ष्ण--शि० ५।४९ 3. क्रूर, कठोर, पाषाणहृदय 
(पुरूपों के विषय में) ब्यवसाय: प्रतिपत्तिनिष्ठुरः 
रघु० ८।६५, ३।६२ 4. उद्धत । 

निष्ठधूत (भू० क० कृ०) [नि-- ष्ठिव्‌--च्त, ऊठ्‌] हुआ, 
चूआ हुआ, फेंका हुआ--निष्ठयूतश्चरणोपयोगसुलभो 
लाक्षारसः केनचित्‌-श० ४।५, रघु ०२।७५, शि०३।१०। 

निष्ठधूतिः (स्त्री) | नि+-ष्ठिव्‌+-च्तिन्‌, ऊठ्‌ ] थूक, 
खकार । 

निष्ण,निष्णात (वि०) [ नि 1-स्ना+-क, क्त वा ] चतुर, 
कुशल, विज्ञ, दक्ष, सुपरिचित, विशेषज्ञ - निष्णातो- 
ऽपि च वदांते साधुत्वं नैति दुर्जनः-भामि० १।८७, 


( ५४५ ) 


भष्टि० २२६, शि० ८1६३, मनु० २६६ ६1३० 2. | 
प्रकाशित, सम्पन्न, निष्यन्न--मा० १०२४ (निःशंक ¦ 
विहित:--जगद्धर 3. बढ़िया, पूर्णं । 

निष्पक्वब ( वि० ) | निस्‌+-पच्‌ +क्त ] 1. काढ़ा बनाया 
हुआ, जल में भिगोपा हुआ 2. भली प्रकार पकाया 
हुआ । 

निष्पतनम्‌ [ निस्‌ †- पत्‌ ञ-लट्‌ ] 1. झपट कर निकलना, 
शींध्रता से बाहर जाना । 

निष्पर्तिः (स्त्री) ) [ निस्‌न-पद्न-क्तिन्‌ ] 1. जन्भ, : 
उत्पादन --शस्प्रिष्पत्तिः 2. परिपक्वावस्था, पंरि- 
पाक--कु० २।३७ 3. पूर्णता, समापन 4. संपूर्ति, 
संपन्नता, समाप्ति । । 

निष्पन्न ( भू० क० कृ० ) [निस्‌--पद्--क्त ] 1. जन्मा 
हुआ, उदित, उद्गत, पैदा हुआ 2. कार्यान्वित हुआ 
पूरा हुआ, संपन्न 3. तत्पर । 

निष्पवनम्‌ [ निस्‌ +-पू +ल्युट्‌ ] फटकना । 

निष्पादनम्‌ [ निस्‌ †पद्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. गार्यान्व- 
यन, निष्पत्ति 2. उपसंहरण 3. उत्पादन, पैदा करना । 

निष्पावः [ निस्‌ ञ-पू+-घञ्ञ्‌ ] 1. फटकना, अनाज साफ 
करना 2. छाज से उत्पन्न होने वाली गयू 3. हवा । | 

निष्पोडित (भू ० क० कु०) [ निस्‌ +-पोड्‌‡-णिच्‌ +क्त | 
निचोड़ा हुआ, भीचा हुआ,---निष्पीडितेदुकरकंदलजो 
न्‌ सेक:--उत्त र० ३1११ । 

निष्पेषः, निष्पेउणम्‌ [ निस्‌ + पिय्‌ +-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा ] 1 
मिलाकर रगड़ना, पीसना, चूर-चूर करना, कुचलना-- 
भुजांतरनिष्पेष:- वेणी० ३ 2. खोटना या कूटना, 
आघात करना, रगड़ देना-रघु० ४७७, महावी० 
११३४, का० ५६। 

निष्प्रवाणम्‌-णि (नपुं०) [ निस्‌ +-प्र+-वे-इयुट्‌, निर्गता 
प्रवाणी तन्तुवापं शलाका अस्मात्‌ अस्य वा नि० 
साधु: ] नया कोरा कपड़ा, युगलम्‌ --दश० । 


निस्‌ ( अव्य० ) | निस्‌+-क्विप्‌ ] 1. उपसर्ग के रूप 
में यह धातुओं के पूर्व लग कर वियोग (से दूर 
बाहर), निड्चिति, पूर्णता, उपभोग, पार करना 
अतिक्रमण आदि अर्थो को बतलाता है, उदाहरण दे० 
पीछे 'निर्‌' के अन्तर्गत 2. संज्ञा शब्दों के पूर्वं उपसगे 
के रूप म प्रयुक्त, होकर बहुत से नाम और विशेषण 
बनाता हें तथा निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हे (क) 
गें से' 'स दूर जैसा कि 'निर्वन्‌, निष्कौशाम्बि' या | 
(ख) अधिक प्रचलित नहीं' 'के विना' सेशून्य' । 
(अभावात्मकता पर बल देने वाला), निःशेष बिना 
शेष के, निष्फल, निर्जल आदि (विशे० समासो में 
निसू का स्‌ स्वरों के अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे या 
पांचवें वण, याय र ल व ह में से कोई वर्ण, परे होने 
पर, बदल कर र हो जाता हे, दे० निर्‌, ऊष्म वर्णो 


६९ 


के परे होने पर विसर्ग, च्‌ छ्‌ से पूर्व श्‌ तथा क्‌ और 
पू से पूर्व ष्‌ हो जाता हं, दे० दुस्‌) । सम०- कंटक 


.(निष्कटक) (वि०) 1. बिना कांठों का 2. काटों से 


या शत्रुओं से युक्त, भय-तथा उत्पातो से मुक्त,--कंद 
(निष्कद) (वि०) भक्ष्य मूलो के बिना, - कपट 
(निष्कपट) (वि०) निश्‍छल, शुद्ध हृदय, कंप 
(निष्कंप) (वि०) गतिहीन, स्थिर, अचर--निष्कंप- 
चामरशिश्ञा--श० १।८, कु० ३।४८,--कर्ण{निष्क- 
रुण (वि०) निर्दय, निर्मम, क्रर,-- करू (निष्कल) 
(वि) 1. अखंड, अविभक्त, समस्त 2. प्राप्तक्षय 
क्षीण, न्यून 3. पृंस्त्वहीन, ऊसर 4. विकलांग- (रः) 
1. आधार 2. योनि, भग 3. ब्रह्मा (--छा,-लो ) 
एक बूढ़ी स्त्री जिसके बच्चे होने बन्द हो गये हों, या 
जिसे अब रजोधमं न होता हो,--कलंक (निष्कलंक) 
(वि०) निर्दोय, कलंक से रहित,- कषाय (निष्क- 
बाय) (वि०) मैल तथा दुर्वासनाओं से मुक्‍त, -- काम 
(निष्काम) (वि०) 1. कामना या अभिलाषरहित, 
निरिच्छ, निस्वार्थ, स्वार्थरहित 2. संसार की सब 
प्रकार की इच्छाओं से मुक्त (अव्य०-भम) 1 
बिना इच्छ! के 2. अनिच्छा पूर्वक, कारण (निष्का- 
रण) (वि०) 1. बिना कारण के, अनावश्यक 2 
निस्स्वार्थ, निष्प्रयोजन --निष्का रणो वंधु: 3. निराधार, 
हेतुरहित (अव्य० णभ) बिना किसी कारण या हेतु 
के, कारण के अभाव में, अनावश्यक रूप से, कालक: 
(निष्कालकः) पश्चात्ताप में रत (अपराधी) जिसके 
बाळ, रोएँ सब मूंड कर घी लगाया गया हो,-- कालिक - 
नॅष्काखिक) (वि०) 1. जिसकी जीवनचर्या समाप्त 
हो गई, जिसके दिन इने गिने हों 2. जिसे कोई जीत 
न सके, अजेय, किचन (निप्किचन) (वि०) जिसके 
पास एक पेसा भी न हो, घनहीन, दरिद्र, कुर 
(निष्कुल) (वि०) जिसका कोई बन्पुबान्धव न रहा 
हो, संसार में अकेला रह गया हो (निष्कुलं कु पूर्ण 
रूप से संबंध विच्छेद करना, निर्मुल कर देना 
निष्कुला कृ 1. किसी के परिवार को -तहस-महस कर 
देना 2. छिलका उतारना, भूसी अलग करना--निष्कु- 
लाकरोति दाडिमम्‌ --सिद्धा०),- कुलीन (निष्कु- 
लीन) (वि०) नीच कुल का,--कूट (निष्कूट) 
(वि०) छलरहित, ईमानदार, निर्दोष,--कुष 
निष्कृप) (वि०) निर्मम, निर्दय, कूर,--कवल्य 
(निर्ध्कवल्य) (वि०) 1. केवल, विशुद्ध, निरपेक्ष 
2. मोक्ष से वञ्चित, मोक्षहीन, (निष्को. 
शांबि) (वि०) जो कौशांबि से बाहर चला गया 
(निष्क्रिय) (वि०) 1. कियाहीन 2. जो 
घामिक संस्कारों का अनुष्ठान न करता हो,--क्षत्र 
(निःक्षत्र); ~ क्षत्रियं (निःक्षत्रिय) (बि०) संन्यजाति 


( ५४६ ) 


से रहित,-क्षेपः (निःक्षेपः) ==निक्षेप,-चक्रम्‌ (निश्च- 
कम्‌) (अव्य०) पूर्णं रूप से,-चक्षुस्‌ (निरचक्षुस्‌) 
(वि०) अन्धा, बिना आँखों का,--चत्वारिश (निश्च- 
त्यारिश) (वि०) जिसने चालीस पार लिये हों, 
--चितं (निश्चिंत) (वि०) 1. चिन्ताओं से मुक्त, 
असंबद्ध, सुरक्षित 2. विचारहीन, चितनं शून्य, 
“चेतन (निशचेतन) चेतनारहित,-चेतस्‌ (नश्चेतस्‌ ) 
( वि० ) जो अपने ठीक होश में न हो,--चेष्ट 
(निश्‍चेष्ट) (वि०) मतिहीन, निःशक्त, -- चेष्टाकरण 
(निश्चेष्टाकरण) (वि०) किसी को गति से वञ्चित 
करना, गतिहीतता का उत्पादक (कामदेव के एक 
बाण का विशेषण),-छंदस्‌ (निरछंदस) (वि०) 
जो वेदों का अध्ययन न करता हो,--छिद्र ( निडिछद्र 
( वि० ) 1. जिसमें सूराख न हो 2. निर्दोष 
3. निर्बाध, क्षतिरहित,-तंतु (वि०) जिसके कोई 
सन्तान न हो, निस्सन्तान,--तन्द्र (वि०) जो आलसी 
न हो, फुर्तीला, स्वस्थ,--तमस्क,--तिमिर (वि०) 
अंधकार मुक्त, प्रकाशमान्‌ 2. पाप और नेतिक 
मलिनताओं से मुक्‍त,--तक्‍ये (वि०) कल्पनातीत, 
अचिन्तनीय,-तल (वि०) 1. गोल, वर्तुळाकार 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य -कु० १।४२ 2. हिलने 
वाला, कांपने वाला, डोलने वाला . 3. तलीरहित, 
तुष (वि०) 1. भूसी से वियुक्त 2. विशुद्ध, स्वच्छ 
सरलीकृत,” क्षीरः गेहूं,” रत्नम्‌ स्फटिक,-तेजस्‌ वि०) 
निरग्नि, ताप या शवित रहित, निःशक्त, पुंस्त्व- 
हीन 2. उत्साहित, मन्द 3. गूढ,-त्रप ( वि० ) 
ढीठ, निळंज्ज,-त्रिश (वि०) 1. तीस से अधिक 
निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य-पा० ४४७३, 
सिद्धा० 2. निर्मम, निर्दय, कुर--अमरु ५ (--शः) 
तलवार भृत्‌ (पुं०) कृपाणघारी,--त्रेगुष्य (वि०) 
तीन गुणों सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌) से शून्य, पंक 
(निष्पक) (वि०) कीचड़ से मुक्त, स्वच्छ, शुद्ध, 
--पताक (निष्पताक) (वि०) बिना किसी झंडे 
के, पतिसुता (निष्पतिसुता) वह स्त्री जिसके न कोई 
पुत्र हो, न पति, पत्र (निष्पत्र) (वि०) 1. जिसमें 
कोई पत्ता न हो 2. जिसके पंखे न हों, 
बिना पंखों का (निष्यत्रा कु बाण से इस प्रकार 
बींघना जिससे कि पंख विद्ध जन्तु के आर पार निकल 
जाय, अत्यन्त पीड़ा पहुँचाना (आलं०) निष्पत्राकरोति 
(मृगं व्याघः) (सपुंखस्य शरस्य अपरपाश्वं निर्गेम- 
नान्निष्पत्र करोति-सिद्धा०), एकञ्च मृगः सपत्रा- 
कृतोऽन्यश्च निष्पत्राकृतो$पतत्‌--दश० १६५, इसी 
प्रकार -यांती गुरुजनः साकं स्मयमानाननांबुजा, 
तिर्यग्ग्रीवं यदद्वाक्षीत्तञ्चिष्पत्राक रोज्जगत्‌ -- भामि ० 
२।१३२,--पब (निष्पद) (वि०) बिना पेरों का 


(दम्‌) एक गाड़ी जो बिना पैरों या बिना पहियों के 
चले, --परिकर (निष्परिग्रह) (वि०) बिना तैयारी 
के,--परिग्रह (निष्परिग्रह) जिसके पास किसी प्रकार 
की संपत्ति न हो,--मुद्रा० 2. (हः) वह संन्यासी 
जिसने न तो विवाह किया हो, न जिसका कोई 
आश्रित हो और न जिसके पास कुछ सामान हो, 
--परिच्छद (निष्परिच्छद) (वि०) जिसका कोई 
अनुचर या पिछलगुआ न हो,--परीक्ष (निष्परीक्ष) 
(वि०) जो यथार्थ या सही सही परख न करे, 
--परीहार (निष्परीहार) (वि०) जो सावधानी न 
रक्खे,--पर्यत ( निष्पयंत),--पार (निष्पार) (वि०) 
सीमा रहित, असीमित०,--पाप (निष्पाप) (वि०) 
पापरहित, निर्दोष, पवित्र, --पुत्र (निष्पुत्र) (वि०) 
पुत्र रहित, निस्सन्तान, --पुरुष (निष्पुरुष) (वि०) 
1. निर्जन, बिना किसी असामी के, उजाड 
2. पुंसन्तान हीन 3. जो पुंलिग न हो, स्त्रीलिंग, नपुंसक 
लिंग ((षः) 1. हीजड़ा .2. कायर,--पुलाक (निष्पु- 
लाक) बिना पुराली का, बिना मूसी का,--पौरुष 
(निष्पौरुष) (वि०) पौरुषहीन,-प्रकंप (निष्प्रकंप) 
(वि०) स्थिर, अचर, गतिहोन,_ प्रकारक ( निष्प्र- 
कारक) (वि०) जातिभेदरहित, वैशिष्टय रहित, पूणे 
-- निष्प्रकारकं ज्ञानं निविकल्पम्‌ तर्क ०, प्रकादा 
(निष्प्रचार) (वि०) पारदर्शक, अस्पष्ट; अंधकार- 
मय, --प्रचार (निष्प्रचार) (विश) 1. न हिलने 
डुलने वाला 2. एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला 
2. संकेन्द्रित, जमाया हुआ, स्थिर किया हुआ, --प्रति 
(ती) कार (निष्प्रति) (ती) कार), - प्रतिक्रिय 
(निष्प्रतिक्रिय) (वि०) 1. जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
जिसका कोई प्रतिकार न हो सके -सवंथा निष्प्रति- 
कारेयमापदुपस्थिता-का० १५१ 2. निर्बाध, बाधारहित 
(अव्य०रम्‌) बिना किसी विघ्न के,-प्रतिघ (निष्प्रध) 
(वि०) विघ्नरहित, निर्बाध, बाघाशून्य-रघु० ८।७१, 
--प्रतिहन्द्र (निष्प्रतिदवन्द्र) ` (वि०) 1. झत्रुरहितः 
निविरोध 2. बेजोड़, अप्रतिम, अनुपम,--प्रतिभ 
(निष्प्रतिभ) (वि०) 1. कान्तिशून्य 2. प्रज्ञाहीन 
जो प्रत्युत्पन्नमति न हो, मन्दः बुद्धि, जड़ 3. उदासीन, 
प्रतिभान (निष्प्रतिभान) (वि०) कायर, भीरं, 
--प्रतीष (निष्प्रतीप) (विऽ) 1. सीघा सामने देखने 
वाल्म, पीछे मुड़कर न देखने वाला 2. (दृष्टि) 
असंबद्ध,--प्रत्यूह (निष्प्रत्यूह) (वि०) निविघ्न, 
अबाध,--प्रपंच (निष्प्रपंच) 1. विस्तारहीन 2. छल 
कपट से रहित, ईमानदार,--प्रभ (निःप्रभ या 
निष्प्रभ) (वि०) 1. कान्तिविहीत, विवर्णं दिखाई 
देने वाला-रघु० ११।८१ 2. शक्तिरहितं 3. निस्तेज, 
द्युतिहीन, ` अन्धकारमय,--प्रमाणक (निष्प्रमाणक) 


( ५४७ ) 


(वि०) बिना अधिकार का,--अयोजन (निष्प्रयोजन) 
(वि०) 1. निरुद्देश्य, जो किसी प्रयोजन से प्रभावित 
न हो 2. निष्कारण, निराधार 3. व्यर्थ 4. अनुपयोगी, 
अनावश्यक (अव्य०--नम्‌) बिना कारण या हेतु के, 
बिना किसी मतलब के-मुद्रा० ३,--प्राण (निष्प्राण) 
(वि०) प्राणहीन, निर्जीव, मृतक,--फल (निष्फल) 
(वि०) 1. जिसका कोई फल न निकले, फलहीन, 
(आलं० भी) असफल--निष्फलारभयत्नाः--मेघ ० 
५४ 2. अनुपयोगी, बिना लाभ का, निरर्थक-कु० 
४।१३ 3. बांझ, ऊसर 4. (शब्द) निरर्थक 5. बिना 
बीज का, निर्वीयं (--लाली) स्त्री जिसके सन्तान 
होना बन्द हो गया हो,--फेन (निष्फेन) (वि०) 
बिना झागों का,--झब्द (निःशब्द) (वि०) जो | 
शब्दों में व्यक्त न किया गया हो, शब्दरहित--निः 
शब्दं रोदितुमारेभे-का० १४३,--शलाक (निः 
शलाक) (वि०) अकेला, एकांतसेवी, निवृत्त--(कम्‌) 
निर्जन स्थान, एकान्तस्थान~-अरण्ये निःशलाके वा 
मंत्रयेदविभावितः--मनु ० ७।१४७, --शेष (निः शेष) 
(वि०) बिना कुछ शेष रहे, पूर्ण, समस्त, पूरा,-- 
नि: शेषविश्राणितकोशजातम्‌ -रघु० ५।१,- शोध्य 
(निःशोध्य) (वि०) धोया हुआ, स्वच्छ, -- संक्षय 
(निःसंशय) (वि०) 1. असन्दिग्ध, निश्चित 2. सन्देह- 
रहित, आशंकारहित, संदेहशून्य--रघु० १५।७९ 
(अव्य०~-यम्‌) निस्सन्देह, असन्दिग्ध रूप से, निश्चित 
रूप से, अवश्य, - संग (निःसंग) (वि०) 1. अना- 
सक्त, भक्तिरहित, अनपेक्ष, उदासीन -यग्निःसंगस्त्वं 
फलस्यानतेभ्यः -कि० १८।२४ 2. सांसारिक आस- 
िएयों से मुक्त 3. निलिप्त, वियुक्त, अनुरागशून्य 
4. अवाध (अव्य-गम्‌) निस्स्वार्थ भाव से--संज्ञ 
(निःसंज्ञ) (वि०) बेहोश,--सत्त्व (निःसत्त्व) (वि०) 
1. सत्वरहित, दुर्बल, पृंस्त्वहीन 2. नीच, नगण्य, 
अधम 3. सत्ताहीन, असार 4. जीवित प्राणियों से 
वंचित (-त्वम्‌) 1. शक्ति या ऊर्जा का अभाव 


2. सत्ताहीनता 3. नगष्यता,--संतति (निस्संतति), 
संतान (निस्सन्तान) (वि०) जिसके कोई सन्तान 
न हो, सन्ततिरहित, संदिग्ध ( निस्सन्दिग्ध ),--संदेह | 
(निस्सन्देह) (वि०) दे० निःसंशय, --सन्धि (निस्संघि, | 
निःसन्धि) (वि०) जिसमें दिखाई देने वाली कोई 


गांठ न हो, संहत, सधन, सटा हुआ,--सपत्न (निः 
सपन) (वि०) 1. जिसका कोई शत्रु न हो--घन- 
रुचिरकलापो निःसपत्नोड्य जातः--विक्रम० ४१० 
2. जिसका कोई और दावेदार न हो, जो सबंथा एक 
ही का हो 3. अजातशत्रू-समम्‌ (निस्समम्‌) 
(अव्य) 1. वित्ता ऋतु के, अनुचित समय पर 
2. दुष्टता के साथ,--संपात (निःसपात) (वि०) * 


जहाँ मार्ग उपलब्ध न हो, जहाँ मार्ग अवरुद्ध हो 
(--तः) आधीरात का अँधेरा, गुप अँधरा, घना 
अंधकार, --संबाध (निःसंबाघ) (वि०) जो संकीर्ण 
न हो, प्रशस्त, विस्तृत, --संसार (निःसंसार) (वि०) 
1. नीरस, सारहीन, बिना गूदे का 2. निकम्मा, 
असार,- सीम (निःसीम), सोमन्‌ (निःसीमन्‌) 
(वि०) अपरिमेय, सीमारहित-अहह महतां निः 
सीमानश्चरित्रविभूतयः- भर्तु० २।३५, निःसीमशर्मं- 
पदम्‌ -३।९७,--स्नेह (निःस्नेह) (वि०) जो 
चिकना न हो, बिना चिकनाई का, शुष्क 2. स्नेह- 
रहित, भावनाशून्य, कृपाहीन, उदासीन 3. जिससे 
कोई प्यार न करता हो, जिसकी कोई देखभाल न 
करता हो--पंच० १॥८२,-स्पंद (निःस्पंद या 
निस्स्पंद) (वि०) गतिहीन, स्थिर--रधु० ६।४०, 
“र्‍स्पृह (निःस्पृह) (वि०) 1. कामनाशून्य 2 ला- 
परवाह, उदासीन--ननु वक्तृबिशेषनिःस्पृहा --कि० 
२।५, रघु० ८1१० 3. सन्तुष्ट, डाह न करने वाला 
4. सांसारिक बन्धनों से मुक्त-स्ब (निःस्व) (वि०) 
निर्धन, दरिद्र-निःस्वो वष्टि शतम्‌--शा० २६, 
~ स्वाडु (निःस्वादु) (वि०) स्वादरहित, बिला स्वाद 
का, बदमज़ा । 


निसंपात दे० निःसंपात । 
निसर्गः [ नि+-सूज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रदान करना, अनुदान 


देना, उपहार देना, पुरस्कार देना--मनु० ८।१४३ २ 
अनुदान 3. मलोत्सर्गे, शून्यीकरण, मळत्याग 4. त्याग 
तिळांजलि देना 5. सृष्टि -- निसमंदुर्बोधम्‌ --कि० १ 
६, १८1३१, रघु० ३1३५, कु० ४।१६,- निसगंतं , 
निसर्गेण प्रकृति से, स्वभावत. 7. अदला-बदली, विति- 
मय । सम०--ज,-सिद्ध (वि०) सहज, अन्तर्जात, 
स्वाभाविक, --भिन्न (वि०) स्वभावतः और प्रकार 
का--निसर्ग भिन्नास्पदमेकसंस्थम्‌ू--रघु० ६।२९, 
जाविनीत (वि०) 1. स्वभावतः विवेको 2. स्वभा- 
वतः विनम्र । 


निसारः | नि+-सु + घडा, ] समुच्चय, समूह । 
निसूदन (वि०) | नि+सूद+ल्युट्‌ ] मारने बाला, मष्ट 


करने वाला,--नम्‌ बध, हत्या । 


निसृष्ट (भू० क० कु०) [ नि+-सुज्‌+च्त ] 1. सौंपा 


गया, दिया गया, आपत 2. छोड़ा गया, त्यक्त 3. 
विसर्जित 4. अनुज्ञात, अनुमत 5. केन्द्रवर्ती, मध्यस्थ 1 
सम०--अर्थ (वि०) जिसे किसी कार्य का प्रबन्ध 
सौंपा गया हो 2. दूत, अभिकर्ता-दे० सा० द० ८६, 
८७, दूतो वह स्त्री जो नायक और नायिका के प्रेम 
को जान कर स्वयं उनको मिलाती है-तन्निपुणं निसु- 
स्ार्थदूतीकल्पः सूचयितव्य:--मा० १ (यहां जगद्धर 
निसृष्टार्थदूती” शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है 


( ५४८ ) 


--नायिकाया नायकस्य वा मनोरथं ज्ञात्वा स्वमत्या 
कार्य साघयति वा) । 

निस्तरणम्‌ [ निस्‌ य-तृ+-स्युट्‌ ] 1. बाहर जाना, बाहर 
आना 2. पार करना 3. बचाना, मुक्ति, छुटकारा 
4. तरकीब, उपाय, योजना । 

निस्तहणम्‌ | निस्‌ +-तृहञ-ल्युट्‌ ] वघ, हत्या । 

निस्तारः | निस्‌ +-तु+घञा्‌ | 1. पार करना--संसार 
तव निस्तारपदवी न दवीयसी--भट्टि० १।६९ 2. 
छुटकारा पाना, छुट्टी, बचाव, उद्धार 3. मोक्ष 4. 
ऋणयरिश्ञोघन, चुकती, अदायगी --वेतनस्य निस्तारः 
कृत:--हि० ३ 5. उपाय, तरकीब । 

निस्तीणं (भूऽ क० क्रऽ) [ निस्‌+-तृञ-क्त ] 1. उद्धार 
किया हुआ, मुक्त किया हुआ, बचाया हुआ 2. पार 
किया हुआ (आलं०) वेणी० ६।३६। 

निस्तोडः | निस्‌ ~ दुद्‌ ‡-घञ्ग्‌ ) चुभना, डंक मारना । 

निस्पंद: [ निन-स्पन्द्‌-~घञ्ञ्‌ ] कंपकपी, -घड़कन, 
गति । 

निस्य (व्यं) दः नि~ स्यन्द्‌ +घञा षत्वं विकल्पेन | 
1. आगे, या नीचे की ओर वहना, चूना, टपकना, 
बुँद २ करके गिरना, झरना, रिसना--वल्कलशिखा 
निस्यंदरेखाकिताः--स० १1१४ 2. क्षरण, स्राव, 
रसीलापदार्थ, रस --उत्तर० २।२४, मा० ९६ 3. 
प्रबाह, खोत, पानी की घार--हिंमाद्वि निस्यंद इवाव- 


तोर्ण:-- रघु० १४।३,४१, १६1७०, मदनिस्यदरेखयोः | 


---१०।५८, मेघ० ४२ 

निस्यंदिन (वि०) [ नि+स्यन्द्‌ --णिनि | टपकने वाला, 
बहने वाला, रिसने वाळा । 

निश्लव', निम्॑राव: [ नि +-सु+-अप्‌, धञ्‌ वा | 1. सरिता, 
धारा 2. चावलों का मांड । 

निस्वनः, निस्वानः | नि--स्वन्‌ +अप्‌, घडा वा ] शब्द, 
आवाज, रघु० ३।१९, ऋतु० १।८, कि० ५।६। 

निहत (भू० क० कृ०) [ नि+हन्‌ +क्त ] 1. पटखी 
दिया हुआ, आधात किया हुआ; बध किया हुआ, 
मारा हुआ 2. प्रहार किया हुआ, चोट जमाया हुआ 
3. अनुबल, भक्त । 

निहतनम्‌ [ नि हन्‌ +-ल्युद्‌ | वघ, हत्या । 

निहवः { निं + ह्े+- अप्‌, संप्रसारण | आवाहन, बुळावा । 

निहारः [ नि--हून षडा, ] देऽ 'नीहार । 

निहिसनम्‌ [ नि+हिस्‌ +ल्यूट ] बघ, हत्या ! 

निहित (भू० क० कृ०) [नि+घा+-क्त | 1. रक्खा 
हुआ, घरा हुआ, टिकाया हुआ, स्थापित, जमा किया 
हुआ 2. सौपा हुआ, समर्पित 3. प्रदत्त, प्रयुक्त 4. 
गन्तहित, अंदर रक्खा हुआ 5. कोषबद्ध किया हुआ 
6. संभाला हुआ 7. (घूल आदि) पड़ी हुई 8. गंभीर 
स्वर में उच्चरित । 


निहोन (वि०) [ नितरां हीनः प्रा० स० ] अधम, नीच, 
-नः नीच आदमी, अधम कुल मे उत्पन्न । 

निह्ववः [ नि+ह्तु+अप्‌ ] 1. मकर जाना, जानकारी 
का छिपाना--कार्यः स्वमतिनिह्ववः--मा० १।१२, 
चन्द्रा० ५।२७ 2. गोपनीयता, छिपाव--याज्ञ० २।११ 
२६७ 3. रहस्य 4. अविश्वास, सन्देह, शंका 5. दुष्टता 
6. परिशोधन, प्रायश्चित्त 7. बहाना । 

निह्लू.तिः (स्त्रीः) [ नि+ह्ल1-क्तिनू | 1. मकरना, 
जानकारी का छिपाव, अमरू ८ 2. पाखंड, संवरण, 
मनोगुंप्ति 3. गोपनीयता, छिपाना, गुप्त रखना ! 


| नी (म्वा० उभ० वयति-ते, नीत) | द्विकर्मक धातु, उदा" 


हरण नी० दे० ]1. ले जाना नेतृत्व करना, लाना, 
पहुँचाना, लेना, संचालन करना--अजां ग्राम नयति 
-सिद्धा०, नय मां नवेन बसति पयोमुचा -विक्रम० 
४४३ 2. निर्देश करना, निदेश देना, शासन करना 
-मालवि० १॥२ 3. दूर ले जाना, बहा ले जाना-- 
सीता लंकां नीता सुरारिणा-भट्टि० ६४९, रघु” 
१२।१०३, मनु० ६८८ 4. उठा ले जाना--शा० ३। 
५ 5. किसी के लिए ले जाना (आ०) 6. व्यय करना, 
(समय) बिताना-येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्य- 
नायिषत-भामि० १।१०, नीत्वा मासान्‌ कतिभित्‌ 
~ मेघ० २, संविष्टः कुशशयने निशां निनाय-रघु० 
११९५ 7. किसी अवस्था तक कृश करना--तमपि 
तरलतामनयदनंग:--का० १४३, नीतस्त्वया पंचताम्‌ 
रत्न० ३।३, रघु ० ८1१९ (इस अर्थ में यह धातु नामों 
के साथ उसी प्रकार प्रयुक्त होती हे जिस प्रकार कृ 
--उंदा० 1. अस्तं नी छिपाना 2. दंडंम्‌ नी दण्ड देना, 
सजा देना 3. दासत्बं नो दास बनाना 4. दुःखं नी 
संकटग्रस्त करना 5. परितोषं नो तृप्त करना, 
प्रसक्ष करना 6. पुनरुक्ततां नो फालतू करना 7. 
भस्मतां नी 8. भस्मसात्‌ नो जलाकर राख करना 
9. बश नी अधीन करना, जीत लेना 10. विक्रयं नी 
11. विलाहं नी नष्ट करना 12. शूद्रतां नो शूद्र 
बनाना 13. साक्ष्यं नी गवाही मानना 8. निश्चय 
करना, गवेषणा करना, पूछताछ करना, निर्णय करना, 
फैसला करना--छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेश्रूपः 
--याज्ञ० २।१९, एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते 
क्रिया -महा० 9. पता लगाना, लीक के सहारे पीछा 
करना, खोज निकालना -- एतैलिर्गनंयेत्‌ सीमां--मनु० 
८1२५२, २५६, यथा नयत्यसृकपातैमुंगस्य मृगयुः पदम्‌ 
--८1४४, याज्ञ २।१५१ 10. विवाह करना 11. 
बहिष्कृत करना 12. (आ०) शिक्षा देना, अनुदेश 
देना-शास्त्रे नयते-सिद्धा, प्रेर०-- नाययति-ते, 
मागदर्शन करना, पहुंचवाना (करण० के साथ) तेन 
मां सरस्तीरमनाययत्‌-का० ३८, इच्छा० निनीषति 


( ५४९ ) 


ऊते, ले जाने की कामना करना, अनु- मानना, 
अपने पक्ष का बना लेना, प्रवृत्त करना, फुसलानां, 
प्रार्थना करना, राजी करना, बहलाना, (क्रोधादिक) 
शान्त करना, प्रसन्न करता, लुभाना-स चानुनीतः 
प्रणतेन पश्चात्‌ -- रघु० ५।५४, विग्रहाच्च शयने परा- 
ङमुखीर्नानुनेतुमबलाः स तत्वरे-- १९३८, कि० १३। 
६७, भट्टि० ५।४६, ६।१३७ 2. स्नेह करना- भतू? 
२।७७ 3. साधना, अनुशासन में रखना, अप --,1. दूर 


ले जाना, दुर बहा ले जाना, निवृत्त करना--मनु० | 


३।२४२ 2. (क) हटाना, नष्ट करना, ले जाना 
--श० ६।२६, शत्रूनपनेष्यामि-भट्विः १६।३०, 
(ख) लूटता, चुराना, लूटमार रना, छीनना, ले 
, लेना--रघु० १३।२४ 2. उद्धृत, निचोइ करना 
शल्यं हृदयादपनीतमिव-विक्रम० ५, दूर करना, 
(वस्त्रादिक) उतारना, खींचकर उतारना--चरणान्नि- 
गड़मपनय--मृच्छ ० ६, अपनयतु भवत्यो मृगयावेषम्‌ 
—श० २, रधु० ४।६४, अभि--, 1. निकट लाना, 
संचालन करना, नेतृत्व करना, ले जाना--कि० ८।३२ 
मुद्रा» १।६,१५ 2. अभिनय करना, नाटकीय रूप से 
प्रतिनिधान या प्रदर्शन करना, हाव-भाव (बहुधा रंग- 
भूमि के निदेशों में प्रयुक्त) प्रदर्शित करना---श्रुतिमभि- 
नीय--श० ३, कुसुमावचयनममिनयंत्यौ सख्यौ--श० 
४, मुद्रा० १।२, ३॥३१ ३. उद्धृत करना, घटाना, 
अभिवि--,अध्यापन करना, शिक्षा देना, सधाना, 


आ--, 1. लाना, जाकर लाना-भुवनं मत्याइ्वमानीयते | 


याश० ७८, मनु० ८२१० 2. प्रकाशित करना, 
पैदा करता, उत्पादन करना--आनिनाय भुवः कप 
रघु० १५,२४ 3. किसी अवस्था में पहुंचाना आनी- 
यतां नम्नताम्‌- रत्न० १।१ 4. निकट ले जाना, एहुं- 


चाना उद्‌ --,1. आगे बढ़ाना, पालनपोषण करना 2. 
उठाना, उन्नत करता, सौधा खड़ा करना (आ) दंड- 
मुन्नवते--सिद्धा ० 


अटकल लगाना, अन्दाज लगाना उत्तर० १1२९, 
३1२२, उप-,1. निकट लाना, जाकर लाना विधि- 
नैवोपनीतस्त्वम्‌--मृच्छ० ७।६, मनु« ३।२२५, 
मालवि० २।५, कु० ७1७२ 2. उठाना, उन्नत करना, 
ले जाना - शि० ९।७२ 3. प्रस्तुत करना, उपस्थित 


करना--रघु० २।५९, कु० ३।६९ 4. प्रकाशित 
करना, पैदा करना, उत्पादन करना--उपनय- 
सर्थान्‌-पंच० ३।१८०, उपनयन्नंगरनंगोत्सवम्‌ 


-गीत० १ 5. किसी अवस्था में लाना, अवस्थावि- 
शेष तक पहुंचाना-पुरोपनीतं नृप रामणीयकम्‌ 
-णकि० १।३९ 6. यज्ञोपवीत धारण कराना (आ०) 
माणवकमुपनयते--सिद्धा०, भट्टि० ११५, रघु० ३! 


3. एक ओर ले जाना, एकान्त- । 
मुन्नीय- महा० 4. अनुमान लगाना, निश्‍चय करना, 


२९, मनु० २४९ 7. भाडे पर रखना, भाडे के 
नौकर रखना--कर्मेकरानुपनयते--सिद्धा०, उपा--, 
अवस्था विशेष में लाना, घटाना, नि---, 1. निकट 
ले जाना, समीप पहुंचाना-- याज्ञ ० ३३२९५ 2. झुकना, 
विनत होना,--वक्त्र निनीय--3. उडेलना 4. घटित 
करना, निष्पन्न करना, निस्‌--, 1. ले उड़ना, 
2. निश्चय करना, तय करना, फंसा करना, संकल्प 
करना, दृढ़ करना--कथमप्युपायमात्मनेव निर्णीय 
दश०, कि० ११।३९, परि--, 1. (अग्नि की) प्रद- 
क्षिणा करना-तौ दंपती चि: परिणीय वह्नि (पुरोधाः) 
“कु० ७।८०-अग्नि पर्यणयं च यत्‌--रामा० 
2. विवाह करना, ब्याहना -परिणेष्यति पार्वतीं यदा 
तपसा तत्प्रवणीकृतो हृरः--कु० ४।४२ 2. निश्चय 
करना, खोज करना-- मनु ७।१२२, प्र--, 1. (सेना 


आदि का) नेतृत्व करना --वानरेन्द्रेण प्रणीतेन (बलेन) 
रामा० 2. प्रस्तुत करना, देना, उपस्थित करना-- 
अर्ध्यं प्रणीय जनकोत्मजा - भट्टि० ५।७६ 3. चेताना, 
(आग) सुळ्गाना, पंच० ३॥१ 4. वेदमंत्रों के पाठ 
से अभिमंत्रित करना, पूजना, अर्चना करना--त्रिघा- 
प्रणीतो ज्वलनः हरि 5. (दण्ड आदि) देना -मनु० 
७।२०, ८1२३८ 6. निर्धारित करना, शिक्षा-प्रदान 
करना, प्रख्थायन करना, प्रतिष्ठापित करता, .व्िहित 
करना--स एव घर्मो मनुना प्रणीतः-रधु० १४।६७, 
भवत््रणीतयाचारमामनंति हि साधवः -- कु० ६।३१ 
7. लिखना, रचना करना--प्रणीतः न तु प्रकाशितः 
"उत्तर ४, उत्तरं रामचरितं तत््रणीतं प्रयुज्यते 
उत्तर० १।३ 8. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, 
अनुष्ठान करना, प्रकाशित करना--र्न० १।१५,१९, 
भतृ० ३।८२ 9. (अवस्था विशेष तक) पहुँचाना, 
निम्न अवस्था में ले जाना, प्रति -,वापिस छे जाना, 
वि--, 1. हटाना, ले जाना, नष्ट करना (आ०, 
उस स्थान को छोड़कर जहाँ कमं के स्थान में 'शरीर 


का कोई भाग” हो) पटुपटहध्वनिभिविनीतनिद्र: - 
रघु० ९।७१, ५1७५, १३।३५,४६, १५।४८, कु० 
१।९, विनयते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ - रघु० 
४।६५,६७ 2. अध्यापन करना, शिक्षण देना, शिक्षा 
देना, प्रशिक्षित करना --विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ 
--रधु० ३।२९,१५।६९,१८।५१, याज्ञ १।३११ 
3. पालना, वशीभूत करना, प्रशासित करना, नियंत्रित 
करना-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसततवान्‌--रधु० २८, 
१४।७५, कि० २।४१ 4. प्रसन्न करना, (क्रोध आदि) 
शान्त करना (आ०) 5. व्यतीत हो जाना, (समय 
को) बिताना--कथमपि यामिनीं विनीय--गीत० ८ 
6. पार ले जाना, सम्पन्न करना, पूरा करना 7. व्यय 
करना, प्रयुक्त करना, उपयोग में (आ०) लाना, 


( ५५० 


शर्तं विनयते--सिद्धा० 8. देना, प्रस्तुत करना, प्रदान 
करना, (श्रद्धांजलि) अपित करना (आ०), करं 
विनयते--सिद्धा० 9. नेतृत्व करना, संचालन करना 
“कु० ७९, सम्‌-, 1. एकत्र करना 2. हकूमत 
करना, प्रशासन करना, पथप्रदर्शन करना 3. वापिस 
प्राप्त, लौटाना 4. निकट लाना, समा--, 1. मिलाना, 
एकता में आबद्ध करना, एकत्र करना--रघु ० २।६४, 
श० ५1१५ 2. जा कर लाना लाना -'रधु० १२1७८ । 

नी (पं०) [| नी+-क्विप ] (समास के अन्त में प्रयुक्त) 
नेता, पथप्रदर्शक, जैसा कि ग्रामणी, सेनानी और 
अग्रणी में । 

नीका (स्त्रीश) कुल्या, गूल, खेत की सिंचाई के लिए 
बनी नहर । 

नीकारः दे० 'निकार' । 

नीकाझ (वि०) [ नि+-काश्‌ +-अच्‌, दीर्घः ] देऽ 'निकाश' 
- शि० ५।३५। 

नीच (वि०) [ निकृष्टतमीं शोभां चिनोति-चि--ड, 
तारा० | 1. नीच, छोटा, स्वल्प, थोडा, बौना 
2. निम्नस्थित, निकृष्ट--भग० ६1११, मनु० २1१९८, 
याज्ञ ० ११३१ 3. नीची, गहरी (आवाज) 4. नीच, 
कमीना, अधम, दुष्ट, अत्यंत खोटा--प्रारम्यते न 
खलू विघ्तभयेन नीचै:--भतुँ० २२७, नीचस्य गोचर- 
गते सुखमास्यते कै:--५९, भामि० १।४८ 5. निकम्मा, 
निरर्थक, --चा श्रेष्ठाय । सन०--गा नदी, -- भोज्यम्‌ 
प्याज, ~ घोनिन्‌ (वि०) नीच कुलोत्पन्न, नीच घराने 


में जन्मा हुआ, इसी प्रकार 'नीचजाति',--वज्त्रः, | 


-—वप्त्रम्‌, वैक्रान्तमणि । 

नोच (चि) का | नीच--कन्‌ टाप्‌, पक्षे इत्वं वा] 
बढ़िया या श्रेष्ठ गाय, ('नोचिकी' भी) । 

नोचकिन्‌ (पुं) | नीचक--इनि ] 1. किसी वस्तु का 


शिखर 2. बैल का सिर 3. अच्छी गाय का स्वामी । 
नोचकः (अव्प०) [ नीचेस्‌ इत्यस्य टः प्रागकच्‌ } (प्रायः 
विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त) 1. नीचा, नोचे, अघः, 
के नीचे, तले, नीचे को ओर (विप० उपरि) --. 
नीचैगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रेण-मेघ० १०९ 
2. नीचे झुककर, विनम्र हो कर, बिनयपूर्वक --रवु० 
५।६२ 3. आहिस्ता २, कोमलता से-नीचेर्वास्यति -- 
मेघ० ४२ 4. मन्द स्वर में--धीमी आवाज से--नीर्च: 
शंस हुदिस्थितो ननु स मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति--अमरु 
६७, नीचैरनुदात्तः -पा० १।२।३०, 5. छोटा, गुटका, 
बौना --तथापि नौचैविनवाददुश्यत--रघु० ३।२४, 
(पुं ०) पहाड़ का ताम--तीचे राख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र 
विश्रामहेतोः -मेघ० २६। सम०--गतिः (स्त्रीऽ) 
शिथिल्गति,--मुख (वि०) नोचे को मुह किये हुए । 


नीडः, --डम्‌ [ नितरां मिलन्ति खगा अत्र-नि+इल ! 


) 


नॅक, लस्य ङ तारा० ] 1. पक्षी का धोसला--श० 
७।११ 2. बिस्तरा, गद्दा 3. मांद, भर 4. रथ का 
भीतरी भाग 5. स्थान, आवास, विश्रामस्थल । सम० 
-उद्भवः,--जः पक्षी । 


नौडकः [ नीड+-कन्‌ ] 1. पक्षी 2. घोंसला । 
नोत (भू० क० कृ०) [ नी+-क्त ] 1. ले जाया गया, 


संचालित, नेतृत्व किया गया 2. लब्ध, प्राप्त 3. निम्न 
अवस्था को पहुंचाया हुआ 4. व्यतीत, बिताया गया 
5. भली भांति व्यवहृत, सही-दे० 'नी',--तम्‌ 1. 
धन 2. धान्य, अनाज । 


नीति; (स्त्री?) [ नी4-क्तिन्‌ | 1. निर्देशन, दिग्दर्शन, 


प्रबंध 2. आचरण, चालचलन, व्यवहार, कार्यक्रम 3. 


, औचित्य, शालीनता 4. नीतिकौशल, नीतिज्ञता, बुद्धि- 


मत्ता, व्यवहारकुशलता-आर्जबं हि कुटिलेषु न 
नीति:-ने० ५१०३, रघु० १२६९, कु० १1२२ 
5. योजना, उपाग्र, कूटयूक्ति-भा० ६1३ 6. राजनय, 
राजनीति विज्ञान, राजनीतिज्ञता, राजनीतिक बुद्धि 
मत्ता - आत्मोदयः परग्खानिद्व॑यं नीतिरितीयती --शि० 
२।३०, भग० १०।३८ 7. आचारशास्त्र, आचार, 
नीतिशास्त्र, आचारदर्शन 8. अवाप्ति, अधिग्रहण 9. 
देना, प्रदान करना, प्रस्तुत करना 10. संबंध, सहारा । 
सम० --कुशल, --ज्ञ, - निष्ण,--विद॒ (दि०) 1. 
राजनीतिविज्ञारद, राजनीतिज्ञ, नीतिज्ञ 2. दूरदर्शी, 
बुद्विमान्‌ ,-घोषः-बृहस्पति की गाड़ी, - दोषः आचार, 
नीतिविषयक भूल, -- बीजम्‌ षड्यंत्र का स्रोत, -- निर्वा- 
पणं कृतम्‌--पंच० १,-- बिषयः नैतिकता या दूरदर्शी 
व्यापार का क्षेत्र,--व्घतिकमः 1. तीतिशात्र या राज- 
नीति-विज्ञान के नियमों का उलंघन 2. चालचलन की 
त्रुटि, नीतिविषयक भूल, -- स्त्रम्‌ नीतिशास्त्र या 
राजनय, नै तिकता । 


नीभ्रम्‌ (ब्रत) [ नितरां भ्रियते धृ मूलवि क दीः 


ततारा० ] 1. छत का किनारा 2. जंगल 3. पहिए 
की परिधि या घेरा 3. चन्द्रमा 5. रेवती नक्षत्र । 


नीपः | नी-+प बा० गुणाभावः ] 1. पहाड़ की तलहटी 2. 


कदंब वृक्ष (बरसात में फूल देने वाला) नीपः प्रदी- 
पायतै--मृच्छ ० ५1१४, सीमन्ते च ` त्वदुपगमजं यत्र 
नौपं वघूनाम्‌ --मेध० ६५, ६ 3. अशोक जाति का 
वृक्ष 4. राजाओं का एक कुल--रधु० ६।४६,--पम्‌ 
कदंब वृक्ष का फूल -मेघ० २१, रघु० १९।३७। 


नीरम्‌ | नो रक्‌ ] 1. पानी--नीरानिर्मलतो जमिः 


भामि० १।६३ 2. रस, आसव । सम०--जम्‌ 1. 
कमल 2. मोती, --दः वादल--घीरध्वनिभिरल ते 
नीरद मे मासिको गर्भ: - भामि० १।६१, शि० ४५२, 
= सिः, निधिः, समुद्र, रुहम्‌ कमल । 


नीराजनम्‌,--ना [ निर्‌+-राज्‌ - ल्यूट्‌, स्त्रियाँ टाप्‌ ] 1. 


( ५५१ ) 


शास्त्रास्त्रो को चमकाना, एक प्रकार का सैनिक व | नीलिमन्‌ (पुं ) [नील--इमनिच्‌] नीलारंग, कालापन, 
घामिक पर्व जिसको राजा या सेनापति आश्विन मास नीलापन । 
में संग्राम क्षेत्र में जाने से पूर्व मनाते थे (अर्थात्‌ राजा | नीली [नीलर्स-अच्‌--डीष्‌] 1 नील का पौघा--तत्र 


के पुरोहित, मंत्री, तथा सेना के अधिकारी अपने 
विविध शस्त्रास्त्रों सहित वेद मंत्रों द्वारा) ४४५, 
१७।१२, ने० ४।१४४ 2. अर्चना के रूप में देवमूति 


नीलीरस परिपूर्ण महाभांडमासीत्‌-पंच० १, एको 
ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोयंथा- पंच० १।२६। 
2. नीलमक्खियों की एक जाति 3. एक प्रकार की 


के सामने प्रज्वलित दीपक घुमाना । तेग । सम०--राय (वि०) अनुराग में दृढ़ (गः) 
नील (वि० ) (स्त्री! -ला (वस्त्रादिक) ली (जीव 1. नील के रंग की भांति अपरिवतंनीय स्नेह, दृढ़ानु- 
जन्तु आदि) [ नील्‌+-अच्‌ ] 1. नीला,गहरा नौला-- रक्ति 2. पक्का मित्र, संधानम्‌ नील का खभीर 
नीलस्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः उत्तर० भांडम्‌ नील का बर्तन । 
१।३३ 2. नील से रंगा हुआ,-रः 1. गहरा नीला या | नोवरः [नी+ष्वरक] 1. व्यवसाय, व्यापार 2. व्याव- 
काला रंग 2. तीलमणि 3. गूलर का पेड़, बड़ का पेड़ सायिक 3. धर्मेभिक्षु, सन्यासी 4. कीचड़,--रम्‌, 
4. राम की सेना में एक बानर मुख्य 5. नीलगिरि जल। 
पर्वत की एक मख्य श्यंखला,--लम्‌ 1. काला नमक 2. | नोवाकः [नि-+-वच्‌ +घज्ण,, कुत्वं, डीर्घ:] 1. कमी के 
नीला थोथा या तूतिया 3. सुरमा 4. विष । सम० समय अनाज की बढ़ी माँग 2. दुर्भिक्ष, अकाल । 
अंगः सारस पक्षी, -अंजनम्‌ सुरमा,-- अंजना, | नीवारः [निञ- व्‌ -घञ्ञ्‌, दीघं] जंगली चावल जो बिना 
--अंजना,--अंजसा बिजली,--अब्जम्‌--अंबुजम्‌, जोते बोये उत्पन्न हो - नीवारः शुकगर्भ कोटरमुख- 
---अम्बुजन्मन्‌ (नप्‌०),--उत्पलम्‌ नील कमल भ्रष्टास्तरूणामध:-श० १।१४, रघु० १।५०,५।९,१५। 
-_अभ्रः काला बादल, अंबर (वि०) गहरे नीले | नौविः,--वी (स्त्री०) [निव्ययति निवीयते वा नि--व्ये 
वस्त्रो से सुसज्जित (-रः) 1. राक्षस, पिशाच 2 --इन्‌, नीवि-डीष्‌] कमर में लपेटी हुई धोती 
शनि ग्रह 3. बलराम का विशेषण,--अरुणः प्रभात- घोती के दोनों किनारों की गांठ जो सामने पेट पर 
काल, पौ फटना,--अश्यन्‌ (पु०) नीलमणि--कंठः 1 बांधी जाय, धोती की गाँठ, नाडा, कमरबन्द-प्रस्थान- 
मोर,--मा० ९1३०, मेघ० ७९ 2. शिव का विशेषण भिन्नां न बबंधनीविम्‌ --रघु० ७।९, नीवोबंधोछ्वस- 
3. एक प्रकार का जलकुक्कुट - 4. नीलकंठ पक्षी 5 नम्‌ --मा० २।५, कु० १।३८, नीवि प्रति प्रणिहिते तु 
खंजन पक्षी 6. चिड़िया 7. मधुमक्खी,--केशी नील करे प्रियेण --काव्य० ४, मेघ० ६८, शि० १०६४ 
का पेघा,--ग्रीबः शिव का विशेषण,-छदः 1. छुहारे 2. पंजी, मलधन 3. दाँव, बाजी, शठँ । 
का पेड़ 2. गरुङ का विशेषण,-तरुः नारियल का | नीवृत्‌ (पुं ) [निञ-वृ+क्विप्‌, पूर्वदीर्थः] कोई भी 
वृक्ष,-तालः तमाल का वृक्ष, पंकः,--कम्‌ अंधेरा, आबाद देश, राज्य, राजधानी । 
--पटलम 1. काळा आवरण, काली तह 2. अंधे | नीब्र दे० नीध्र। 
आदमी की आँख का जाला-- पंच० ५,--पिच्छः बाज | नोझारः [मिन-शुञ-घञ्ञ्‌, पूव॑दीर्घ:] 1. गरम कपड़ा, 
पक्षी,--पुष्पिका 1. नील का पौधा 2. अलसी--भः कंबल 2. मसहरी, मच्छदानी 3. कनात । 
1. चाँद 2. बादल 3. मघुमक्ली,--मणिरत्नम्‌ नीलम | नोहारः [नि--ह+घज्म्‌, पूर्वदी्ध:] 1, कुहरा, धुंध-- 
नोलकान्तमणि-नेपथ्योचितनीलरत्नम्‌--गीत० ५, रघु० ७।६०, याज्ञ० १।१५०, मनु० ४1११३ 
भामि० २।४२,--भीलिकः जुगन्‌,--मृत्तिका 1. लोह- 2. पाला,भारी ओस 3. मलमूत्र त्याग । 
माक्षिक 2. काली मिट्टी,--राजिः (स्ती०) अंधकार | नु (अव्य०) |नुद्‌+-ड्‌] प्रश्वाचकता का द्योतक तथा 
की रेखा, गृप अंधेरा, घोर अंघकार-निशाशश्षांक- सन्देह' एवं 'अनिश्चयात्मकता' प्रकट करने वाला 
क्षतनीलराजय:--ऋतु० १।२,--लोहितः शिव का अब्य०--स्वत्तो नु माया नु मतिञ्रमो नु-श०, अस्त- 
विशेषण, श० ७।३७ कु० २५७! शैलगहनं नु विवस्वानाविवेश जलधि नु महींनु -- 
नीलकम्‌ [नील--कन्‌] 1. काला नमक 2. तीला इस्पात कि० ९।७, ५१, ८५२३, ९११५, ५४, १३।४, कु० 
3. तृतिया,-- कः काले रंग का घोडा । १४७, शि० १०१४, श० २।८ २. 'संभावना' 
नीरं (ला) गुः [नि+लज्ज +-कु, पूर्वदीर्घ:] एक प्रकार और 'अवश्य' के अर्थो को बतलाने के लिए इसे प्रश्‍न- 


का कीड़ा | वाचक सर्वेनाम तथा उससे व्युत्पन्न शब्दों से साथ 
नीला दे० नीली । जोड़ दिया जाता हे - कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोश्यवा 
नीलिका [तील०--क-+टठापू, इत्वम्‌] नील का पौधा मा० ११७, कथं नु गुणवद्ठिंदेय॑ कलत्रम्‌ --दश० 
('नीलिनी' भी । दे० किन्नु भी । 


( ५५२ ) 


नु (जदा० पर० नौति, प्रणौति, नुत _-प्रर० नावयति, 
इच्छा० नुनूषति) । प्रशंसा करना, स्तुति करना, 
इलाषा करना-सरस्वती तन्मिथूनं नुनाव --कु० ७९०, 
भटिट० १४११२, दे० नु० 1 

नुतिः (स्त्री०) [नु+ क्तिन्‌] 1. प्रशंसा, संस्तुति, प्रशस्ति 
परगुणनुतिभिः (अने० पा०) स्वान्‌ गुणान्‌ 
भतृं० २६९ 2. पुजा, समादर । 

नुद्‌ (तुद० उत्तम० नुदति-ते, नृत्त या नुन्न, प्रणुदति) 
1. घकेलना, घक्का देना, हांकना, ठेलना, प्रोत्साहित 
करना--मंदं मंदं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌ 
““मैथ० ९ २. प्रोत्साहित करना, उकसाना, आगे 
बढ़ाना --शि० ११।२६ ३. हटाना, भगा देना, फेंक 
देना, मिटाना --अदस्त्वया नुन्नम नुत्तमं तमः 
+>शि० १२७, केयूरबंघोच्छ्वसितेनुंनोद--रधु ० 
६।६८, ८।४०, १६८५, कि० ३।३३, ५1२८ 4. 
फेंकना, डालना, भेजना--प्रेर० 1. हटाना, दूर 
करना 2. प्रोत्साहित करना, उकसाना, ढकेलना, 
ठेलना, आगे बढ़ाना,--अपू--,भगाना, हृटाना--भट्टि ० 
१०।१२, उप, -घकेलना, आगे चलाना-शि० ४६१, 
निस्‌ --1. अस्वीकार करना, इंकार' करना---घाना 
मत्स्यान्ययो मांसं शाकं चव न निर्णुदेत्‌ --मनु० 
४1२५० 2. हटाना, मिटाना, प्र--,मिटाना, दूर 
करना, हटाना --शि० ९1७१, बि--,1. आघात करना, 
बींबना 2. (वीणा आदि) वाथयंत्र बजाना--प्रेर० 
1. हटाना, दूर करना, मिटाना, फेंक देना--तापं 
विनोदय दृष्टिभि:--गीत० १०, शि० ४६६ 2. 
आगे बढ़ना, (काल) बिताना 3. मोड़ना, बहलाना, 
मनोरंजन करना -लतासु दृष्टि विनोदयामि --श० 
६, रघु० १४।७७ 4. दिल बहलाना -रघु० ५६७, 
सम्‌ -,1. एकत्र करना, संग्रह करना 2. प्राप्त करना, 
मिलना । 

नूतन, नूत्म (वि०) [नव+-तनप्‌ (त्नवा) नू आदेश्षः,] । 
1. नया--नूतनो राजा समाज्ञापयति-उत्तर० १, 
रघु० ८१५ 2. ताजा, बच्चा 3. भेंट, उपहार 
4. तात्कालिक 5. हाल का, आवूनिक 6. कुतूहल 
पूर्ण, अजीब । 

नूनम्‌ (अव्य०) {न्‌ +-ऊन्‌{-अम्‌] असंदिग्ध रूप से, 
विश्वस्त रुप से, निश्‍चय हो, अवश्य, निस्सन्देह 
“अद्यापि नूनं हरकोपर्वाह्विस्त्वयि ज्वलत्यौवं इवां 
बुराशौ श० ३।३, मेघ» ९।१८ ४६, भर्तु० ११०, 
कु० ११२, ५७५, रधु० ११२९, 2. अत्यधिक संभावना 
के साथ, पूरी संभावना है कि--उत्तर० ४२३ | 


नूपुरः:--रम्‌ [नून क्विप्‌ =नु+-पुर्‌ +क] पाजेब, पैरों | 


का आभूषण--नहि चूडामणि: पादे नूपुरं मूध्नि धार्यते 
>-हि० २७१ । 


नु (पुं) [नी+ऋन्‌ डिच्च] (कतृं० ए० व०--ना, 
संबंध०, ब० व०, नृणां या नृणाम्‌) 1. मनुष्य, एक 
व्यक्ति-- स्त्री हो, चाहे पुरुष, मनु० ३८१, ४१६१, 
७६१, १०३३ 2. मनुष्यजाति 3. शतरंज का 
मोहरा 4. सूरजघड़ी की कील 5. प्‌ल्लिग शब्द 
~ संधिर्ना विगहो यानम्‌--अमर० ।. सम०---अस्थि- 
मालिन्‌ (१०) शिव का विशेषण, -- कपालम्‌ मनुष्य 
को खोपडी,--केसरिन्‌ (पुं) नर-शेर,' नृसिहावतार 
में विष्णू भगवान्‌--तु० 'नरसिह',--जलम्‌ मनृष्य का 
मूत्र, देवः एक राजा,--घर्मन्‌ (पुं०) कुबेर का 
विशेषण, पः मनुष्यों का राजा, राजा, प्रभु “अध्वरः 
राजसूय यज्ञ जिसे सम्राट्‌ सम्पन्न करता है और जिसमें 
सभी पदों का कार्य सहायक राजाओं द्वारा किया 
जाता है, --“आत्मजः राज कुमार, युवराज,--आभो- 
रम्‌, मानम्‌ राजभोज में होने वाला संगीत, 
जा आमयः तपैदिक, क्षय,-- आसनम्‌राजगही, 
सिंहासन, राज्य की कुर्सी ,- गृहम्‌ राजमहल,-- 'नोतिः 
(स्त्री?) राजनथ, राजा को नीति, राजनीति 
“-वैश्यांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा-भर्तृ ० २1४७-"प्रयः 
आम का पेड़, “लक्ष्मन्‌ (नपुं०),--“लिगम्‌ राजचिह्ठ 
राजत्व का लक्षण, राजकीय अधिकार चिह्न, विशेष 
कर श्वेत छत्र, शासनम्‌ राजविज्ञप्ति, "सभम्‌ “सभा 
राजाओं की सभा,-- पतिः,--पालः राजा,-पशुः 
मनुष्य की शक्ल का जानवर, हिंसक पशु, नृशंस, 
+मियुनम्‌ मिथुन राशि, मेधः नरमेघ यञ्ञ,-- यज्ञः 
मनुष्यों के लिए किया जाने वाला यज्ञ', आतिथ्य, 
अतिथियों का सत्कार (दैनिक 'पंच यज्ञो' में से एक 
यज्ञ -दे० पंचयज्ञ),--लोकः मरण-धर्मा लोगों का 
संसार, मरत्यंलोक,-- वराहः 'सूअर' के अवतार में 
विष्णु भगवान्‌ वाहन कुबेर का विशेषण, --देष्टनः 
शिव का नाम,--श्वुंगम्‌ 'मनुष्य का सींग' अर्थात्‌ 
असंभावना,-सिहः 1. “सिह जैसा सनुष्य', शेरेनर, प्रमुख 
मनुष्य, पूज्य व्यक्ति 2. विष्णु भगवान्‌, का चौथा 
अवतार, नृसिहावतार', तु०नरसिह 3. एक प्रकार का 
रतिबंध,--सेनम्‌,--सेना मनुष्यों की फ़ौज,--सोमः 
वेभव- शाली मनुष्य, बड़ा आदमो --रघु० ५५९ । 

नृगः (पु०) वेवस्वत मनु का पुत्र, जो एक ब्राह्मण के 
शापवश छिपकली बना । 

गत्‌ (दिवा० पर० नृत्यति, प्रणृत्यति, नृत्त) नाचना, इधर 
उधर हिलना -नृत्यति युवतिजनेन समं सखि--- 
गीत० १, लोलोमी पयसि महोत्पलं ननर्त --शि० 
८२३, भट्टि ३४३ 2. रंगमंच पर अभिनय करना 
3. हाव भाव दिखाना, नाटक करना, प्रेर०---नर्त- 
यति-ते 1. नचवाना--त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो 
नतंघसि माम्‌ --भतूं० ३।६, ताले: शिजावलयसुभगे 


( ५५३ ) 


तितः कांतया मे-मेघ० ७९, उत्तर» ३1१९ 
2. हिलजुल पुँदा करना,--आ -., (प्रेर०) 1. नाच 
कराना 2. नचवाना, फुर्ती के साथ हिलाना--मरु- 
ड्विरानतितनक्तभाले--रघु० ५1४२, अमरु ३२, ऋतु ० 
२११०, उप--, 1. नाचता 2. किसी दूसरे के आगे 
न।चना--उपानृत्यंत देवेशम्‌ , प्र-, नाचना, प्रति--, 
नाच की नकल करके हंसी उड़ाना । 

नृतिः (स्त्री०) [नृत्‌ --इन्‌] नाचना, नाच । 

नृतम्‌, नृत्यम्‌ [नृत--क्त, क्यप्‌ वा] नाचना, अभिनय 
करना, नाच, मूक अभिनय, हावभाव--नृत्तादस्याः 
स्थितमतितरां कांतम्‌ -माळवि० २।७, नृत्यं मयूरा 
विजहुः र्मु ०१४।६९, मेघ० ३२,३६, रघु० ३।१९। 
सम०न्-प्रियः शिव का विशेषण,--शाला नाचघर, 
~स्थानम्‌ रंगमञ्च, नाचने का कमरा । 


नुषः, नृपतिः, नुपालः [नरान्‌ पाति रक्षति-नृ+-पा+-क, 
नृणां पतिः, ष० त०, नृ--पालू--दे० 'नृ' के नीचे । 
णिच्‌-अण्‌] 

नृशंस (वि०) [नृ-शस्‌+-अण्‌] दुष्ट, दवेषपुणे, क्रूर, उपद्रवी, 
कमीना,-मूच्छ० ३।२५, मनु० ३।४१, याज्ञ० १।६४। 

नेजकः [निज्‌ +-प्बुल्‌] घोबी । 

जनम्‌ [निज्‌ +-ल्युट्‌] धोना, साफ करना, मांजना । 

तृ (पुं) [नी-तृच्‌] 1. जो नेतृत्व या पथप्रदर्शन करे, 
अग्रेसर, संचालक, प्रबंधक, (हाथियों तथा और जान- 
वरों का] पथप्रदर्शक,--रघु० ४1७५, १४२२, १६। 
२०, मेघ० ६९, नेताइवस्य स्ुध्नं ` ख्रुघ्तस्य वा-- 
सिद्धा०, मुद्रा० ७१४ 2. निदेशक, गुरु-भतृ॑० २८८ 
3. मुख्य, स्वामी, प्रधान 4. (दण्ड आदि) देने वाला 
तमनु ० ७२५ 5. मालिक 6. नाटक का नायक । 

नत्रम्‌ [न्ति नीयते वा अनेन--वी+्टून्‌] 1. नेतृत्व 
करना, संचालन 2. आँख -प्रायेण गृहिणीनेत्राः 
कन्यार्थपु कुटुबिन:--कु० ६।८५, २।२९, ३०, ७।१३ 
3. रई के डंडे की रस्सी 4. बनी हुई रेशम, महीन 
रेशमी वरर --नेत्रक्रमेणोपरुरोध सूर्यम्‌ -- रघु ० 
७1३९, (यहाँ कुछ भाष्यकार, नेत्र शब्द का सामान्य 
अर्थ 'आँख' ही मानते है) 5. वृक्ष की जड़ 6. बस्ति- 
क्रिया की नली 7. गाड़ी, वाहन 8. दो की संख्या 
9. नेता, अगुआ 10. नक्षत्र पुंज, तारा (इन दो अर्थो 
में पुंलिग) । सम०--अंजनम्‌ आँखों के लिए सुरमा- 
श्गार० ७, अंतः आँख का बाहरी किनारा, 
"अबु, अम्भस्‌ ( नपूं० ) आँमू,-- आमयः आंख का 
रोग, नेत्र-प्रदाह,--उत्सवः सुखद तथा सुन्दर पदार्थ, 
~उपमम्‌ बादाम, कनीनिका आँख की पुतली, कोषः 
1. अक्षिगोलक 2. फूल की कलो, -गोचर (वि०) 
दृष्टि-परास के भीतर, प्रत्यक्षज्ञेय, दृश्य,--छदः पलक, 
¬जम्‌, जलम्‌, वारि आँसू,--पर्थन्तः आँख का 

9० 


बाहरी किनारा,--पिडः 1. अक्षिगोलक 2. बिल्ली, 
--मलम्‌ ढीढ, आँख का मेल,--योनिः, 1. इन्द्र का 
विशेषण (जिसके शरीर पर, गौतम द्वारा दिये गये 
शाप के फलस्वरूप, स्त्री-योनि से मिलते जुलते हजार 
चिह्न हों) 2. चन्द्रमा,--रंजनम्‌ अंजन, सुरमा,-रोमन्‌ 
(नतु०) आँख की बरोनी,--वस्त्रम्‌ आँख का पर्दा, 
पलक, -स्तंभः आँखों का पथरा जाना । 

नेत्रिकम्‌ नित्र--ठन्‌] 1. नली 2. चम्मच । 

नेत्री [नेत्र+ङीष्‌] 1. नदी 2. धमनी 3. स्त्री नेता 
4. लक्ष्मी का विशेषण । 

नेदिष्ठ (अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन अन्तिक:- --इष्ठन्‌, 
अन्तिकस्य नेदादेशः] निकटतम, दूसरा, अत्यंत निकट 
(अंतिक' की उत्तमावस्था) । 

नेदीयस्‌ (वि०) (स्त्री०-सी ) [अनयोः अतिशयेन 
अन्तिकः+-ईयसुन्‌ अन्तिकस्य नेदादेशः] निकटतर, 
अधिक पास (अंतिक की मध्यमावस्था) -नेदीयसी 
भूत्वा -मा० १, निकट आकर, पहुँचकर । 

नेपः [नी-+-स, गुणः| कुल-पुरो हित । 

नेपथ्यम्‌ [नी--विच्‌, नेः नेता तस्य पथ्यम्‌] 1. सजावट, 
आभूषण 2. परिधान, पोशाक, वेशभूषा, वस्त्र -- उदार 
नेपथ्यभृत्‌-रघु० ६1६, राजेन्द्रनेपथ्यविधानशोभा -- 
१४।९, उज्जवलनेपथ्यविरचना --मा० १, कु० ७।७, 
विक्रम० ५ 3. विशेषकर नाटक के पात्र की वेश- 
भूषा-विरलेनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशो$स्तु--मालवि ० 
१ 4. परिधान कक्ष (जहाँ नाटक के पात्र अपनी 
वेशभूषा धारण करते हँ, यह सदेव परदे के पीछे 
होता) रंगमंच पृष्ठ, नेषथ्ये परदे के पीछे। सम०-- 
विधानम्‌ परिधान-कक्ष की व्यवस्था--श० १] 


नेपालः (पुं) भारत के उत्तर में स्थित एक देश का नाम 
लाः--(ब० व०) इस देश के निवासी,-लम्‌ तांबा, 
ताली जंगली छुहारे का वृक्ष या इसका फल। सम? 
--जा,--जाता मैनसिल । 
नेपालिका [नेपाल+-डीष्‌+-कन्‌ =-टाप्‌, हुस्वः] मैनसिल । 
नेम (वि०) (कर्तृ० ब० व०--नेमे-नेमाः) [नी+मन्‌] 
आधा,--म: 1. भाग 2. समय, काल, हलु 3. हद, 
सीमा 4. घेरा, बाड़ा 5. दीवार की नींव 6. जाल- 
साजी, धोखा 7. सायंकाल 8. विवर, खाई 9. जड़ । 
नेमिः,-मी (स्त्री०) [ नी--मि, नेमि--डीष्‌ ] 1. परिधि, 
पहिये का घेरा, उपोढ़शब्दा न रथांगनेमयः--श० 
७1१०, चक्रनेमिक्रमेण--मेघ० १०९, रघु० १1१७, 
“२९ 2. किनारा, घेरा 3. हस्तघघेरी, गरारी ॐ. वृत्त, 
परिषि--उदधिनेमि--रघु० ९1१० 5. बज्न 6. पृथ्वी, 
--मिः तिनिश का वृक्ष । ७ 
नेष्ट (पुं०) | नेप्‌ +तृच्‌ ] सोमयाग के प्रधान ऋत्विजों 
(जिनकी संख्या १६ होती है) में से एक । 


(५५४ ) 


हुः [ निश +-तुन्‌ ] मिट्टी का छौँदा । 
श्रेयस्‌ (वि०) (स्त्री०-सी), नैःश्रेयसिक (वि०) 
(स्त्री ०-की | [ निःश्रेयसन-अण्‌, ठक्‌ वा ] मोक्ष या 
आनन्द की ओर ले जाने वाला । 
नःस्वम्‌, नःस्व्यम्‌ [ निःस्व--अण्‌, ष्यञ्ञ्‌ वा ] धनहोनता, 
ग्रीबी, दरिद्रता । 
नेक (वि०) [ न-एक | जो अकेला न हो (प्रायः समास 
में प्रयुक्त) आत्मन्‌ (पुं०) “रूपः “श्यृंगः परमपुरुष 
परमात्मा के विशेषण । 
नेकटिक (वि०) (स्त्री०-की) [निकट -+-ठक ] पाश्वंवर्ती 
निकट का, सटा हुआ, --कः संन्यासी या भिक्षु--भट्ि ० 
१४१२ । 
नेकटश्चम्‌ | निकट --ष्यडा, ] सामीप्य, पडौस । 
नेकषयः | निकषा--ढक ] राक्षस ( निकषा की 
सन्तान ) । 
नेकृतिक (वि०) (स्त्री०-की) | निकृत्या परापकारेण 
जीवति--निकृति--ठक्‌ ] 1. बेईमान, झूठा, क्र-- 
मनु० ४१९६ 2. नीच, दुष्ट, दुरात्मा 3. दुःशील 
रूखे मिजाज का । 
नेगम (वि०) (स्त्री०-मौ) [ निगम=्=अण्‌ ] वेद से 
संबद्ध, वेद मं पाया जाने वाला, दे० 'कांडंम्‌,--मः 
1. वेद का व्यास्याता--इति नैगमाः 2. उपनिषद्‌ 
3. उपाय, तरकीब 4. विवेकपूर्ण आचरण 5. नाग- 
रिक, व्यापारी, सौदागर -धाराहारोपनयनपरा 
नगमाः सानुमतः --विक्रम० ४।४ । 
मंघटूकम्‌ [ निघंट्‌ +ठक | वेदिक शब्दों का संग्रहग्रंथ (पाँच 
अध्यायों मे) जिसकी व्याख्या यास्कने अपने निरुक्त 
में की है । 
नेचिकम्‌ | तीचा +ठक्‌ ] बैल का सिर । 
नेचिकी [ निचिः + मोकर्णशिरोदेशः, ततः स्वार्थे कन-नि- 
चिकःञ-अण्‌+-डोप्‌ | बढ़िया गाय । 
नेतरूम्‌ [ नितल--अण्‌ | पाताल, नरक । सम०--सद्मन्‌ 
(पु ०) यम,--महावी० ५1१८ । 
नैत्यम्‌ | नित्य +-अण्‌ ] नित्यता, शाइवतता । 
नैत्यक (वि०) (स्त्री० की), नेत्यिक (वि०) (स्त्री ०-की) 
[ न त्यऊ+कन्‌, नित्यञ-ठक्‌ | 1. नियमित रूप से 
घटने वाला, बार २ दोहराया गया 2. नियमित रूप 
से अनुष्ठेय (विशेष अवसरों पर नहीं) 3. अपरिहार्य, 
अनवरत, अवश्यकरणीय । 
सेदाघः | निदाघ +-अण्‌ ] ग्रीष्म ऋतु । 
नदानः | निदान~+-अण्‌ | शब्दव्यूत्पत्तिशास्त्र का वेत्ता । 
नेदानिकः [ निदान --ठक्‌ ] विदानशास्त्र का ज्ञाता, व्याघि- | 
कोविद । | 
| 


नेष्टु 
नै 


नेदेशिकः [ निदेश +-ठक्‌ | आदेशों और निदेशों का पालन 
करने वाला, सेवक । 


नैपातिक (वि०) (स्त्री०-की) [ निपात+-ठक्‌ | अक- 
स्मात्‌ या देवयोग से होने वाला उल्लेख । 

नंपुष्यम्‌ [ निपुंण-अण्‌, ष्यञ्ञ्‌ वा] 1. दक्षता, कौशल 
चतुराई, प्रवीणता - नेपुणोन्नेयमस्ति-उत्तर० ६।२६, 
शि० १६।३० 3. कोई कार्य जिसमें कौशल की आव- 
इयकता हो, सूक्ष्म बात 4. समग्रता, पूर्णंता-मनु० 
१०।८५ । 

नेभृत्यम्‌ | निभृत+-ष्यञ्‌ ] 1. लज्जाशीलता, विनम्रता 
2. गोपनीयता-ने भृत्यमवलंबितम्‌ -मालवि० ५। 

नेमन्त्रणकम्‌ [ निमंत्रण --अण्‌ --कन्‌ ] भोज, दावत । 

नयमः | निमय+-अण्‌ ] व्यापारी, सौदागर । 

नैसित्तिक (वि०) (स्त्री०-की) [निमित्त+-ठक्‌]} 1. किसी 
विशेष कारण के फलस्वरूप उत्पन्न, संबद्ध या निर्भर 
2. असाघारण, कभी कभी होने वाला, सांयोगिक, 
किसी विशेष निमित्त से किया गया (विप०-नित्य) 
--कः ज्योतिषी, भविष्यवक्ता,--कम्‌ 1. कार्यं (विप० 
-कारण) निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमः--श० ७३० 
2. किसी विशेष अवसर पर होने वाला संस्कार, 
आवर्ती पवे । 

नेमिष (वि०) (स्त्री०-षी) [ निमिष --अण्‌ ] निमिष- 
मात्र या क्षणभर रहने वाला, क्षणिक, अस्थायी-वम 
पवित्र वनस्थली जहाँ कुछ ऋषि मुनि रहते थे जिनको 
कि सोति ने महाभारत सुनाया था--रघु० १९७ 
(नाम करण इस प्रकार जता निमिषेणेदं 
निहतं दानवं बलम्‌, अरण्ये ततस्तेन नेमिषार- 
ण्यसंज्ञितम्‌ ) 

नमेयः [ नि + मि+-यत्‌ + अण्‌ ] बिनिमय, अदलाबदली ¦ 

नेयग्रोघम्‌ [ न्यग्रोघ+अण्‌ | बड़ या बरगद का फल, 
बरगद का पेड़ । 

नेयत्यम्‌ | नियत-+-ष्यञञा्‌ ] नियंत्रण, आत्मसंयम । 

नैयमिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ नियझ+-ठक्‌ ] नियम 
या विधि के अनुरूपो, नियमित,-कम्‌ नियमितता । 

नैथायिक | न्याय +- ठक्‌ ] तार्किक, न्यायदशेन के सिद्धान्तों 
का अनुयायी । 

नरंतयें [ निरंतर --ष्यडा ] 1. निर्बाधता, निरंतर होने का 
भाव, अविच्छिन्नता 2. सान्निध्य, संसक्ति । 

नेरपेक्ष्यम्‌ [ निरपेक्ष-ष्यञ्ञ्‌ ] अवहेलना, निरपेक्षता, 
उदासीनता । 

नेरयिकः [ तिरय-{-ठक्‌ ] नरकवासी, नरक भोगने 
वाला । 

नेरर्थ्यम्‌ [निरर्थ +ष्यञ्ञ्‌ ] निरर्थकता, बेहुदगी, बकवास । 

ने राइयम्‌ [ निराश+-ष्य्‌ ] 1. आशा का अभाव, नाउ- 
म्मीदी, निराशा -तटस्थं ने राश्‍्यात्‌--उत्तर० ३।१३ 
2. कामना या प्रत्याशा का अभाव-येनाशाः पृष्ठतः 
कृत्वा ने राइयमवलळंबितम्‌-हि० १, १४४, भामि० ४। 


चक 


( ५५५ ) 


नरुक्तः | निरुक्त --अण्‌ ] जो शब्दों की व्युत्पत्ति जानता 
हैं, शब्दव्य्‌त्पत्तिशास्त्रविद्‌ । 

नरुज्यम्‌ | निरज _-ष्यज्म_ ] स्वास्थ्य, आरोग्य । 

नऋतः [ नित्रंति--अणू ] एक राक्षस-भयमप्रलयोद्वेगा- 
दाचरव्युनेत्छतोदथे --रघु० १०३६, ११२१, १२! 
४३, १४४, १५1२० । 

नेऋती [ नैऋत --डीप्‌ | 1. दुर्गा का विशेषण 2. दक्षिण 
पश्चिमी दिशा । 

नेगण्यम्‌ [ निर्गुण +ष्यझा ] गुणों या धर्मों का अभाव, 
2. श्रेष्ठता की कमी, अच्छं गुणों का अभाव-नेगुण्य- 
मेव साधीयो धिगस्तु गुणगौरबम्‌-भामि० १।८८ । 

नघुण्यम्‌ | निधुण--ष्यडा ] निर्ममता, क्रूरता-वेषम्य- 
नघृण्य न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शयति-ब्रह्म० 
२।१।३४। 
नमल्यम्‌ [ निर्मेल-ष्यडा | स्वच्छता, शुद्धता, 
निष्करूङ्कुता । 

ने लंज्ज्यम्‌ [ निळ॑ज्ज+-ष्यञ्ञ्‌ ] निलेज्जता, बेहयाई, 
ढीठपना । 

नेल्यम्‌ [ नीळू-¬-ष्यञ्ग्‌ ] नीलापन, गहरा नीला रंग । 

नेवि (बि) इयम्‌ [ निवि (बि) ड¬-ष्यञ्ञ्‌ ] संशक्तता, 
सटा हुआ होने का भाव, घनापन, सघनता । 

नेवेद्यम्‌ | निवेद +-ष्यञ्ञ्‌ | किसी देवता या देवमुति को 
भेंट देने के लिए भोज्य पदार्थ । 

नेश (वि०) (स्त्रीय --शी) नैशिक (वि०) (स्त्री०-को) 
| निशा+-अण्‌, ऊञ्‌ वा ] रात से संबंध रखने वाला 
रात्रि विषयक, रात को होने वाला--तन्नेशं तिमिर- 
मपाकरोति चन्द्रः--श० ६।२९, नँशस्याचिहुंतभुज 
इवच्छित्नभूपिष्ठवूमा --विक्रम० १।८, कि० ५२ 2 
रात को मनाया जाने वाला । 

नेश्चल्यम्‌ | निश्चल-+-ष्यञ्ग्‌ ] स्थिरता, अचलता, दृढ़ता । 

नैश्चित्यम्‌ [ निद्चित+ष्यञ्ग्‌ ] 1. निर्धारण, निश्चिति 
2. निश्चित समत्र पर होने वाला संस्कार । 

नेषधः [ निषध + अण्‌ ] 1. निषघ देश का राजा 2. विशे- 
षतः, राजा नल का विशेषण 3. निषघ देश का वासी, 
या जो निषध देश में उत्पन्न हुआ है । 

नेष्कर्म्सम्‌ | निष्कं +ष्यज्य_ ] 1. अकर्मृण्यता, क्रियाहीनता 
2. कर्म और उनके फलों से मुक्ति--भग० ३।४ 
१८।४९ 3. वह मुक्ति जो कर्मे न कर केवल भाव, 
व्यान आदि से प्राप्त को जाय (विप० कर्म मार्ग द्वारा 
प्राप्त मुक्ति) । 

नेष्किक (वि०) (स्त्री--की) [ निष्क--ठक्‌] निष्क 
देकर भोल लिया हुआ, या निष्क से बना हुआ--क 
टकसाल का अध्यक्ष । 

नैष्ठिक (वि०) (स्त्री०--को) | निष्ठा+-ठक्‌ ] 1 
अन्तिम, आखीर का, उपसंहारक--विद्धे विधिमस्य 


नेष्ठिकम्‌--रघु० ८।२५ 2. निर्णीत, निश्चायक, 
निर्णायक (उत्तर आदि) 3. स्थिर, दृढ़, संलग्न 4 
उच्चतम, पुरा 5. पूर्ण रूप से जानकार, या विज्ञ 6 
निरन्तर त्यागमय शुद्ध पवित्र जीवन विताने को 
प्रतिज्ञा करने वाळा, कः वह शाश्वत छात्र जो 
आण्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित 
काल के पञ्चात्‌ भी सदेव गुरु की सेवा में रहे, और 
जिनसे आजन्म ब्रह्मचारी तथा जितेन्द्रिय रहने की 
प्रतिज्ञा कर ली हे--कु० ५।६२, तु० याज्ञ० १।४९। 

नेष्ठु्यम्‌ | निष्ठुर+-ष्यञ्ञ्‌ | करता, कर्कशता, कठोरता । 

नेष्ठ्धम्‌ [ निष्ठ+-ष्यञ्ञ्‌ ] स्थायित्व, दढता । 

नेसगिक (वि०) (स्त्री? की) | निसर्ग --ठक ] स्वाभा- 
विक, अन्तर्जात, सहज, अन्तहित---नैसगिकी सुरभिण 
कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि स्थितित मुसलेरवताडनानि 
- मा? ९१४९, रघ० ५1३७, ६।४६। 

नेस्त्रिशिकः [ निस्त्रिश -ठक | कृपाणघारी, तलवार रखने 
वाला । 

नो (अव्य०) | न--उ | नहीं, न, मत (प्रायः 'न’ की 
भांति प्रयुक्त) भग० १७।२८, पंच० ५।२४, अमरू 
५,७,१०,६२ । 

नोचेत्‌ (अव्यः) [नो¬-चेत्‌ +-दढ्व० स०] अन्यथा, वरना । 

नोदनम्‌ [ नुद्‌ +ल्युट्‌ | 1. ठेलना, हांकना, आगे बढ़ाना 
2. हटाना, दूर करना, मिटाना । 

नोघा (अव्य०) [ नो+घा ] नौ प्रकार, नौ गुणा । 

नौः (स्त्री) [नुद्यते अनया --नुद्‌+-डौ] जहाज, नौका, 
पोत महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया--शा० ३। 
१ 2. एक नक्षत्रपुंज का नाम। सम०-- आरोह 
(नावारोहः) 1. जहाज का यात्री 2. मल्लाह--कणे 
धारः, नाविक, पोतचालक, - कर्मन्‌ (नपं०) मल्लाह 
की वृत्ति---मनु० १०।३४,- -चरः,-जीविकः मल्लाह 
माँझी---रघु० १७।८१,--तायं (ब्रि०) जिसमें नाव 
चल सके, जो नाव से पार किया जा सके,-दंडः डांड, 
चप्पू, यानम्‌ पोत-कौशल, नौकायन्‌,--यायिन्‌ (वि०} 
नाव या जहाज से जाने वाला, नौयात्री ---मनु० ८। 
४०९,---वाहः कर्णधार, कर्णी, पोतवाहक, केवट,-ब्यः 
सनम्‌ पोतभंग, नौका का टूट जाना--नौव्यसने 
विपन्न:---श० ६,--साधनम्‌ जहाजी बेड़ा, नौसमूह, 
पोतावली --वंगानुत्लाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ 
-—रघु० ४।३६। 

नौका [ नौ+-कन्‌ --टाप्‌ | एक छोटी नाव, किश्ती --क्षण 
मिह सज्जनसंगतिरेका भवति भवाणंवतरणे नौका 
--मोह्‌०६ | सम० --दंडः चम्पू, पतवार । 


| व्यक्‌ (अव्य०) [ नि-+-अंचू + क्विन्‌ ] क्रियाविशेषण, धृणा 


अपमान एवं दीनता को द्योतन करने के लिए 'कृ 
और “भू' से पूर्वं लगने वाला उपसर्ग । सम०--करणम्‌ 


( ५५६ ) 


“एकारः 1. दीनता, अवमानना 2. अनादर, घृणा, अप- 
सान--न्यक्कारो हृदि वज्जकील इव मे तीब्र परिस्पं- 
दते--महावी ० ५।२२, ३।४०, गंगा० ३२,--भावः 
1. दीनता, अवमानना 2. घटिया करने वाला, मात- 
हती, अधीनता,--भावित (वि०) 1. दीन, अघः 
~-पतित, अपमानित 2. आगे बढ़ा हुआ, श्रेष्ठता 
आप्त, अप्रधानीक्ृत- -न्यरभावितवाच्यव्यंग्यव्यंजन 
क्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य --काव्य० १। 

न्यक्ष (वि०) [ नियते निक्रते वा अक्षिणी यस्य-ब० स०, 
घच्‌ प्रत्ययः | नीच, अधम, दुष्ट, कमीना,-क्षः 1. 
भैस 2. परशुराम का विशेषण, क्षम्‌ सूराख, छिद्र । 


न्यग्रोधः [ न्यक्‌ रुणद्धि --न्यक्‌त-रुथ्‌+-अच्‌ ] 1. बरगद 
का पेड़ 2. पुरस, लंबाई का एक नाप जिसकी लंबाई 
उतनी होती हे जितनी कि दोनों हाथों को फैलाने से 
होवे । सम०--परिमंडला श्रेष्ठ स्त्री (श्रेष्ठ स्त्री की 
परिभाषा यह है--स्तनौ सुकठिनौ यस्या नितंबे च 
विशालता, मध्ये क्षीणा भवेद्या सा न्यग्रोधपरिमंडला 
(शब्द०), दूर्वाकांडमिव श्यामा न्यग्रोधपरिमंडला 
--भट्टिण ४१८ । 

न्यंकुः [ नि-+-अञ्चू--डु ] एक प्रकार का बारहसिगा 
णारघु० १३1१५ । 

न्यञ्च्‌ (वि०) (स्त्री०-तीची) [ नि--अञ्च्‌ +क्विन्‌ ] 
नीचे की ओर मुड़ा या झुका हुआ, या नीचे की ओर 
जाता हुआ 2. मुंह के बल लेटा हुआ 3. नीच, धृणा 
के योग्य, अधम, कमीना, दुष्ट-- हट १५२१, (यहाँ 
इसका अर्थ 'निम्न' या नीचे की ओर' भी है) 4. 
मन्थर, आलसी 5. पूर्ण, समस्त । 

न्यंचनम्‌ [ नि--अज्च्‌--ल्युट्‌ ] 1..वक्र 2. छिपने का 
स्थान 3. कोटर । 

म्ययः [नि+-इञ-अच्‌] 1. 

न्यक्षम्‌ [निञ- अस्‌ --ल्यू 

सौपना, छोइना । 

नस्त (भू० क० क्ृ०) [नि-अस्‌+ क्त] 1. डाला हुआ, 
फेंका हुआ, लिटाया हुआ, जमा किया हुआ 2. 
अन्दर रक्खा हुआ, अन्तहित, प्रयुक्त--न्यस्ताक्षराः 
--कु° १७ 3. वणित, चित्रित-- चित्रन्यस्त 4. 
सुपुदे किया हुआ, सौंपा हुआ, स्थानान्तरित --विक्रम० 
५।१७, रत्न १११० 5. रहना, टिकना 6. छोड़ा हुआ, 
एक ओर डाला हुआ, उत्सृष्ट । सम-दंड (वि०) दंड 


हानि, नाश 2. बरबादी, क्षय । 
ट| 1. जमा करना, लेटना 2. 


जोड़ने वाला,--देह (वि०) मरा हुआ, मृत,- स्त्र 
(वि०) 1. जिसने हथियार डाल दिये हों-आचार्यस्य 
त्रिभुवनग्‌ रोन्येस्तशस्त्रस्य शोकात्‌-- वेणी० ३1१८ | 
3, निरस्त्र, अरक्षित 3. जो हानि कारक न हो । 
न्याक्यम्‌ [नि ञ-अक्‌¬-ण्यत्‌ ] तले हुए चावल; मुर्मुरे । 
न्य.दः [निञ-अद्‌न-ण] खाना, खिलाना । 


न्यायः [नियन्ति अनेन--नि-+-इ-+-घज्म_] 1. प्रणाली, 
तरीका, रीति, नियम, पद्धति, योजना-अधामिकं 
त्रिभिर्न्यायनिगृहीयात्‌ प्रयत्नतः मनु० ८।३१० 2. 
उपयुक्तता, औचित्य, सुरीति-कि० ११।३० 3. 
कानून, न्याय या इंसाफ़, नेतिक विज्ञालता, न्याय्यता, 
सचाई, ईमानदारी--यांति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यचोऽपि 
सहायताम्‌ --अनघं० ११४ 4. कानूनी मुकदमा, 
कानूनी कार्रवाई 5. क़ानून के अनुसार दण्ड, निर्णय 
6. राजनीति, अच्छा शासन 7. समानता, सादृश्य 8. 
लोकरूढ़ नीतिवाक्य, उपयुक्त दृष्टांत, निदर्शना जैसे 
कि 'दंडापुप न्याय' 'काकतालोय न्याय” 'घुणाक्षर 
न्याय” आदि दे० नी० 9. वेदिक स्वर--न्याय स्त्रिभिरु- 
दीरणम्‌--कु० २।१२ (मल्लि० 'न्याय' शब्द का 
अर्थं 'स्वर' करते हैँ, परन्तु हमारी सम्मति में यहाँ 
पद्धति “रीति! हे जो कि तीन 'पद्धतियों 'अर्थात्‌ 
ऋक्‌, यजुस्‌ और सामन्‌ में प्रकट किया गया हँ) 
भर्ते0 ३१५५ 10. (व्या० में) विश्वव्यापी नियम 
11. गौतम ऋषि प्रणीत न्यायशास्त्र 12 तर्क शास्त्र, 
न्यायदर्शन 13. अनुमान की पूरी प्रक्रिया (जिसमें 
पाँचों अंग अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
और निगमन सम्यिलित हूँ) । सम ०---पथः मीमांसा 
दर्शन,--वतिन्‌ (वि०) आचरणशील, न्यायानुसार 
आचरण करने वाला,--वादिन्‌ (वि०) न्याय्य और 
धर्मानुमोदित बात कहनेवाला,-- शास्त्रम्‌ तकं विज्ञान, 
तर्कशास्त्र,-सारिणी उचित तथा उपयुक्त व्यवहार, 
~सुत्रम्‌ गौतम प्रणीत न्यायदर्शन के सूत्र । 
विशे० कुछ सिद्धान्त-वाक्य या लोकरूढ़ नीतिवाक्यों को 
पाठकों के उपयोग के लिए संग्रह करके नीचे अकरादि- 
क्रम से रख दिया गया हे । 

1. अंधचटकन्यायः [अन्धे के हाथ बटेर लगना] अर्थ में 
'घुणाक्षर न्याय' के समान । 

2. अंधपरंपरान्यायः [अंघानुक रण--जब लोग बिना विचारे 
दूसरों का अन्धानुकरण करते हैं और यह नहीं 
कि इस प्रकार का अनुकरण उन्हें अन्धकार में 
फंसा देगा]। 

3. अरुंधती दशनन्यायः [अरुन्धती तारादर्शन का सिद्धांत, 
ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना; झंकराचार्य की 
निम्नांकित व्याख्या से इसका प्रयोग स्पष्ट हो जायगा 
-अरुंधती दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां तारा- 
ममुख्यां प्रथममरुंधतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय 
पश्चाद रुंघतीमेव ग्राहयति । 


4. अशोकवनिकान्यायः [अशोकवृक्ों के उद्यान का न्याय] 


रावण ने सीता को अशोकवाटिका में रक्खा था, 
परन्तु उसने और स्थानों को छोड़ कर इसी वाटिका 
में क्यों रक्खा, इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया 


( ५५७ ) 


जा सकता । सारांश यह हुआ कि जब मनुष्य के पास 
किसी कार्य को सम्पन्न करते के अनेक साधन प्राप्त 
हों, तो यह उसकी अपनी इच्छा हे कि वह चाहे 
किसी साधन को अपना ले! ऐसी अवस्था में किसी 
भी साधन को अपनाने का कोई विशेष कारण नहीं 
दिया जा सकता । 


5 .अश्मलोष्टन्यायः [पत्थर और मिट्टी के लौंदे का न्याय] 


मिट्टी का ढला रूई की अपेक्षा कठोर है परन्तु वही 
कठोरता मदुता में बदल जाती हैं जब हम उसकी 
तुलना पत्थर से करते हे । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
बड़ा महत्त्वपूर्ण समझा जाता हैं जब उसकी तुलना 
उसकी अपेक्षा निचले दर्जे के व्यक्तियों से की जाती 
है, परन्तु यदि उसकी अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यक्तियों से 
तुलना को जाय तो वही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नगण्य बन 
जाता हैं । 'पाषाणेष्टकन्याय' भी इसी प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता हे । 


6. कदंबकोरक (गोलक) न्यायः [ कदंब वृक्ष का कलि 


का न्माय] कदंब वृक्ष की कलियाँ साथ ही खिल 
जाती हँ, अतः जहाँ उदय के साथ ही कार्य भी होने 
लगे, वहाँ इस न्याय का उपयोग करते है । 


7. काक तालीय न्यायः [कौवे और ताड़ के फल का न्याय] 


एक कौवा एक वृक्ष की शाखा पर जाकर बेठा ही 
था कि अचानक ऊपर से एक फल गिरा और कौवे 
के प्राण पखेरु उड़ गये-अतः जब कभी कोई घटना 
शुभ हो या अशुभ अप्रत्याशित रूप से अकस्मात्‌ 
घटती है, तब इसका उपयोग होता ह --तु० चन्द्रा०- 
यत्तया मेलनं तत्र लाभो मे यश्च सुभ्रुवः, तदेतत्काक- 
तालीयमवितकितसंभवभ्‌ । कुवलयानन्द में भी-- 
पतत्‌ तालफलं यथा काकेनोपभुक्तमेवं रहोदर्शने- 
रा तन्वी मया भुक्ता । दे० 'काकतालीय' 
। 


8. काकदंतगवेषणन्यायः [ कौबे के दाँत ढूंढना ] यह 


न्याय उस समय प्रयुक्त होता हे जब कोई व्यक्ति 
व्यर्थ, अलाभकारी या असंभव कार्य करता है । 


» काकाक्षिगोलन्यायः [कौवे की आंख गोलक का न्याय] 
एकदृष्टि, एकाक्ष आदि शब्दों से यह कल्पना की 
जाती है कि कौवे की आँख तो एक ही होती है, 
परन्तु वह आवश्यकता के अनुसार उसे एक गोलक से 
दूसरे गोलक में लेजा सकता है । 
उस समय होता हे जब वाक्य में किसी शब्द या 
पदोच्चय का जी केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ हे, 
आवश्यकता होने पर दूसरे स्थान पर भी अध्याहार 
कर्‌ ले अर्थात्‌ ==्रीपोऽस्त्रिगातरीपः इत्यत्र अस्त्रि- 
यामित्यस्य काकाक्षिगोलकन्यायेन अंतरीपशब्देनाप्य- 
न्वयः । 


इसका उपयोग | 


10. 


कृपयंत्रघटिका न्यायः [ रहटटिडर न्याय ] इसका 


` उपयोग सांसारिक अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं 


11, 


12. 


14, 


को प्रकट करने के लिए किया जाता है--जैसे रहट 
के चलते समय कुछ टिंडर तो पानी से भरे हुए ऊपर 
को जाते हैं, कुछ खाली हो रहे हैं, और कुछ बिल्कुल 
खाली होकर नीचे को जा रहे है --कांश्चित्तुच्छयति 
प्रपूरयति वा कांश्चिन्तयत्युन्तति कांश्चित्पातविधौ 
करोति च पुनः कांड्चिन्नयत्याकुलान्‌, अन्योन्यप्रति- 
पक्षसंहतिमिमां लोकस्थिति बोधयन्नेष कीडति कूप- 
यंत्रघटिकाच्यायप्रसक्तो विधिः । मृच्छ० १०।५९। 


घट्कुटीप्रभातन्यायः [ चुंगी घर के निकट पौफटी 
का न्याय ] कहते हैं एक गाडीवान चुंगी देना नहीं 
चाहता था, अतः वह ऊबड़-खाबड़ रास्ते से रात को 
ही चल दिया, परन्तु दुर्भाग्यवश रात भर इधर-उधर 
घूमता रहा, जब पौफटी तो देखता क्था हुँ कि वह 
ठीक चुंगीघर के पास ही खड़ा हे, विवश हो उसे 
चुंगी देनी पड़ी इसलिए जब कोई किसी कायं को 
जानबूझ कर टालना चाहता हुँ, परन्तु में उसी को 
करने के लिए विवश होना पड़ता है तो उस समय 
इस न्याय का प्रयोग होता है--दे० श्रीधर--तदिदं 
घट्टकुटीप्रभातन्याय मनुवदति । 

घुणाक्षर न्यायः [लकड़ी में धुणकीठों द्वारा निमित 
अक्षर का न्याय] किसी लकड़ी में घुन लग जाने से 
अथवा किसी पुस्तक में दीमक छग जाने से कुछ 
अक्षरों की आकृति से मिलते-जुलते चिल्लू अपने आप बन 
जाते है, अतः जब कोई कार्य अनायास व अकस्मात्‌ हो 
जाता हूँ तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता हे । 


- दण्डापुपन्यायः [ डंडे और पुड़े का न्याय | जब डंडा 


और पूड़ा एक ही स्थान पर रक्ख गये--और एक 
व्यक्ति ने कहा कि डंडे को तो चूहे घसीट करले 
गये और खा लिया, तो दूसरा व्यक्ति स्वभावतः यह 
समझ लेता हे कि पूड़ा तो खा ही लिया गया होगा- 
क्योंकि वह उसके पास ही रक्खा था। इसलिए 
जब कोई वस्तु दूसरी के साथ विशेष रूप से अत्यंत 
संबद्ध होती हे और एक वस्तु के संबंध में हम कुछ 
कहते हुँ तो वही बात दूसरी के साथ भी अपने आप 
लागू हो जाती हैं, तु०--मूषिकेण दंडो भक्षितः इत्य- 
नेन तत्सहचरितमपूपभक्षणमर्थादायातं भवतीति नियत- 
समानन्यायादर्थातरमापततीत्येष न्यायो दंडापूपिका- 
सा? द० १०। 

देहलोदीपन्यायः [ देहली पर स्थापित दीपक का 
न्याय] जब दीपक को देहली पर रख दिया जाता है 
तो इसका प्रकाश देहली के दोनों ओर होता है अतः 
यह न्याय उस समय प्रयुक्त किया जाता हैँ जब एक 
ही वस्तु दो स्थानों पर काम आवे । 


च 


~ 


( ५५८ ) 


35. नृषनापितपुत्रन्यायः [ राजा और नाई के पुत्र 


का न्याय | कहते हैं कि एक नाई किसी राजा के 
यहाँ नौकर था, एक बार राजा ने उसे कहा कि मेरे 
राज्य में जो लड़का सब से सुन्दर हो उसे लाओ । 
नाई बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा परन्तु 
उसे एसा कोई बालक न मिला जैसा राजा चाहता 
था । अन्त में घककर और निराश होकर वह घर 
लौट आया-तब उसे अपना काला-कलूटा लड़का 
ही अत्यंत सुन्दर लगा । वह उसी को लेकर राजा के 
पास गया पहले तो उस काले कलूटे बालक को देख 
कर राजा को बड़ा क्रोध आया परन्तु यह विचार 
कर कि मानव मात्र अपनी वस्तु को ही सर्वोत्तम 
समझता है, उसे छोड़ दिया-- तु० सवे: कांतमात्मीयं 
पश्यति-हिन्दी-अपनी छाछ को कौन खट्टा बताता हे। 
. पंकप्रक्षालनन्यायः [| कीचड़ धोकर उतारने का 
न्याय ] कीचड़ लगने पर उसे धो डालने की अपेक्षा 
यह अधिक अच्छा हूँ कि मनुष्य कीचड़ लगने हीन 
देवे । इसी प्रकार भयग्रस्त स्थिति में फंस कर उससे 
निकलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा यह ज्यादह 
अच्छा हे कि उस भयग्रस्त स्थिति में कदम ही न 
रक्‍खे--तु०--प्रक्षालनाद्धि पंकस्य ढूरादस्पर्शनं वरम्‌’ 
“सौ दवा से एक परहेज अच्छा! । 


17. पिष्टपेषणन्यायः [ पिसे को पीसना ] यह न्याय उस 


समथ प्रयुक्त होता है जव कोई किये हुए कार्य को 
ही दुबारा करने लगता है, क्योंकि पिसे को पीसना 
फाल्तु और व्यर्थ कार्य हूँ--तु० कृतस्य करणं वृथा । 


13. बोजांकुरन्यायः [बीज और अङकुर का न्याय ] 


कार्यं कारण जहाँ अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता हूँ (बीज से अङ्कुर निकला, 
और फिर समय पाकर अंकुर से ही बीज की उत्पत्ति 
हुई) अतः न बीज के बिना अङकुर हो सकता हे 
और न अंकुर के बिना बीज । 

>. लोहचुम्बकन्यायः | लोहे और चुंबक का आकर्षण 
न्याय | यह प्रकृति सिद्ध बात है कि लोहा चुंबक की 
ओर आकृष्ट होता हे, इसी प्रकार प्राकृतिक घनिष्ट 
संबंध या निसगेवृत्ति की बदौलत सभी वस्तुएँ एक 
दूसरे की ओर आकृष्ट होती है । 

3, बह्विधूमन्याथः [ घूएँ से अग्नि का अनुमान ] घरं 
और अग्नि की अवश्यंभावी सहबरतिता नैसर्गिक हे, 
अतः (जहाँ धूआँ होगा वहाँ आग अवश्य होगी) । 
यह न्याय उसी समय प्रयक्त होता हे जहाँ दो पदार्थ 
कारण-कार्यं या दो व्यक्तियों का अनिवार्य संबंध 
बताया जाय । 


2, वुद्धकुमारोवाक्य (वर) न्याय: [ बूढ़ी कुमारी को 


बरदांन न्याय | इस प्रकार का वरदान मांगना जिसमें 


eens 


वह सभी बातें आ जाय जो एक व्यक्ति चाहता है । 
महाभाष्य में कथा आती हे कि एक बुढ़िया कुमारी 
को इन्द्र ने कहा कि एक ही वाक्य में जो वरदान 
चाहो मांगो, तब बुढिया बोली-पुत्रा मे बहुक्षीर- 
घृतमोदनं कांचनपात्र्यां भुंजीरन्‌ (अर्थात्‌ मेरे पुत्र 
सोने की थाली में घी दूध युक्‍त भात खाय) । इस 
एक ही वरदान में बढ़िया ने पति, पुत्र, धन-धान्य, 
पशु, सोना चाँदी सब कुछ माँग लिया । अतः जहाँ 
एक की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो वहाँ इस न्याय 
का प्रयोग होता है । 


- शाखाचंद्रन्यायः [शाखा पर वतंमान चन्द्रमा का 


न्याय ] जब किसी को चन्द्रमा का दर्शन कराते हुँ 
तो चन्द्रमा के दूर स्थित होने पर भी हम यही कहते 
हैं देखो सामने वृक्ष की शाखा के ऊपर चाँद दिखाई 
देता हे' । अतः यह न्याय उस समय प्रयुक्त होता हे 
जब कोई वस्तु चाहे दुर ही हो, निकटवर्ती किसी 
पदार्थं से संसक्त होती हें । 

सिंहावलोकनन्यायः [ सिंह का पीछे मुड़ कर देखना] 
यह उस समय प्रयुक्त होता हँ जब कोई व्यक्ति आगे 
चलने के साथ २ अपने पूर्वकृतकार्य पर भी दृष्टि 
डालता रहता हैँ--जिस प्रकार सिह शिकार की 
तलाश में आगे भी बढ़ता जाता हे परन्तु साथ ही 
पीछे मुड़कर भी देखता रहता हू । 


- सुचीकटाहन्याथः [ सुई और कडाही का न्याय ] यह्‌ 


उस समय प्रयुक्त किया जाता हूँ, जब दो बातें एक 
कठिन और एक अपेक्षाकृत आसान--करने को हों, 
तो उस समय आसान कार्य को पहले किया जाता 
हे, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को सुई और कड़ाही 
दो वस्तुएँ बनानी हूँ तो वह सुई को पहले बनावेगा-- 
क्योंकि कड़ाही की अपेक्षा सुई का बनाना आसान 
या अल्पश्रमसाध्य हे । 


- स्थूणानिखननन्यायः | गढ़ा खोदकर उसमे थूणी 


जमाना ] जब किसी मनृष्य को कोई थूणी अपने धर 
में लगानी होती हे तो मिट्टी कंकड़ आदि बार बार 
डाल कर और कूटकर वह उस थूणी को दृढ़ बनाता 
है, इसी प्रकार वादी भी अपने अभियोग की पुष्टि में 
नाना प्रकार के तकं, और दृष्टान्त उपस्थित करके 
अपनी बात का और भी अधिक समर्थन करता हू । 


- स्यामिभृत्यन्यायः | स्वामी और सेवक का न्याय] 


इसका प्रयोग उस समय किया जाता हे जब पागल 
और पाल्य, पोषक और पोष्य के संबन्ध को बतलाना 
होता हं या ऐसे ही किन्हीं दो पदार्थो का संबंध बत- 
लाया जाता हुं । 


न्याय्य (वि०) [ न्यायञ-यत्‌ | 1. ठीक, उचित, सही, 


न्यायसंगत, उपयुक्त, योस्य-न्याय्यात्पथः प्रविचळंति 


( ५५९ ) 


पदं न घीरा:--भतृ ० २1८३, मग० १८1१५, मनु० 
२1१५२, ९२०२, रघु० २५५, कि० १४७, कु० 
६१८७ 2. सामान्य, प्रचलित । 

न्यासः [ नि+अस्‌ + घडा, ] 1. रखना, स्थापित करना, 
आरोपण करना---तस्या: खुरन्यासपवित्रपांस्‌ --रघु० 
२२, कु० ६५०, चरणन्यास, अंगन्यास आदि 2. 
अतः कोई भी छाप, चिह्न, मोहर, ठप्पा, अतिझस्त्र- 
नखन्यास:--रघु० १२।७३, “जहाँ नखचिक्न, शस्त्र- 
चिह्लो से भी बढ़ गये, दंतन्यास: 3. जमा करना 4. 
घरोहर, अमानत प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा--श० 
४1२१, रघु० १२।८, याज्ञ २।६७ 5. सौंपना, बचन- 
बद्ध होना, सिपुर्दे करना, हवाले करना 6. चित्रित 
करना, लिख रखना 7. छोड़ना, उत्सर्ग करना, 
त्यागना, तिलांजलि देना--शस्त्र?, भग० १८२ 8. 
सम्मूख रखना, घटाना 9. खोद कर निकालना, 
(पंज आदि से) पकड़ना 10. शरीर के भिन्न भिन्न 
अंगों में भिन्न भन्न देवताओं का ध्यान जो सामान्य 
रूप से मंत्र पाठ के साथ २ तदनुरूप हावभाव सहित 
सम्पन्न किया जाता हुँ। सम०--अपह्ववः किसी 
घरोहर का प्रत्याख्यान करना,--घारिन्‌ (पु०) घरो- 
हर रखने वाला, रहन रखने वाला । 


प (वि?) [ पान-क ] (समास के अन्त में प्रयुक्त ] 1. 
पीने वाळा, जैसा कि 'द्विप' 'अनेकप' में 2. चौकसी 
करने वाला, रक्षा करने वाळा, हकूमत करने वाला 
जैसा कि 'गोप' 'नृप' और 'क्षितिप' में--पः 1. वायु 
हवा 2. पत्ता 3. अंडा । 

यक्रूणः [ पचति स्वादिनिकृष्टमांसमिति-पच्‌+-किविप्‌ 
==पक्‌=शवरः तस्य कणः कोलाहल्शब्दो यत्र ] 1. 
चांडाळ का घर वर्बर या जंगली आदमी का घर। 

पक्तिः (स्त्रीश) [ पच्‌-+-क्तिन्‌ ] 1. पकाना 2. पचना, 
हाञ्जमा या पाचन शक्ति 3. पक जाना, परिपक्व 
होना, परिपक्वावस्था विकास 4. प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा । 
सम०--शूलम्‌ अजीणं के कारण पेट में होने वाला 
दर्द, उदर पीड़ा । 

पक्त (वि०) [ पच्‌+-तृच्‌ ] 1. रसोइया पाचक 2. पकाने 
वाला 3. उद्दीपक, पचाने वाला--(पुं०) जठराग्नि। 

पक्तुम्‌ [ पत्‌ +-ष्टून्‌ ] 1. यज्ञाग्नि को स्थापित रखने वाले 
गृहस्य को दशा 2. इस प्रकार स्थापित यज्ञाग्नि । 

पक्तिम्‌ (वि०) [ पच्‌+क््रिञ मम्‌ | 1. पक्का, पका 
हुआ 2. परिपक्व, 3. पकाया हुआ । 

पक्र (वि०) [ पच्‌-क्त, तस्य वः | 1. पकाया हुआ, 


प 
| 


। 


न्यासिन्‌ (पुं०) | न्यास+-इनि ] जिसने अपने समस्त 


सांसारिक बंघनों को काट डाला हैं, संन्यासी । 


न्यु (न्यू) ख (वि०) ] निञ-उङख्‌-+-घञ्ञ्‌ | 1. मनोहर, 


सुन्दर, प्रिय 2. उचित, ठीक । 


न्युब्ज (वि०) [ नि--उन्ज--अच्‌ | 1. नीचे की ओर 


झुका हुआ, या मुड़ा हुआ, मुँह के बल लेटा हुआ 
--ऊर्ध्वापित न्युब्जकटाहकल्पे (व्योम्नि)--नै० 
२२।३२ 2. झुका हुआ, टेड़ा 3. उस्ततोदर 4. कुबड़ा, 
—ब्जः बड़ या बरगद का पेड़ । सम०-खड्कः खांडा, 
वक्र खड्ग । 


न्यून (वि०) [नि+-ऊन्‌+अच्‌ ] 1. कम किया हुआ, 


घटाया हुआ, छोटा किया हुआ 2. सदोष, घटिया, 
हीन, अभावग्रस्त, रहित या विहीन--जसा कि अर्थे- 
न्यून में 3. कम (विप० अधिक) -- याज्ञ २।११६ 
4. सदोष (किसी अंग से) पाद? 5. नीच, दुष्ट, 
दुर्वृत्त, निद्य,-नम्‌ (अव्य०) कम, कम मात्रा में । 
सम०--अंग (वि०) अपांग, विकलांग,--अधिक 
(वि०) कम या ज्यादह, असमान,--धी निर्बुद्ध, 
अज्ञानी, मूर्ख । 


न्यूनयति (ना० घा० पर०) घटना, कम करना । 


भूना हुआ, उबाला हुआ--जैसा कि 'पक्वान्न' में 
2. पचा हुआ 3. सेका हुआ, गरम किया हुआ, तपाया 
हुआ (विप० आम) पक्वेष्टकानामाकधम्‌--मृच्छ ० 
३ 4. परिपक्व, पक्का, पक्वबिम्बाघरोष्ठी--मेघ० 
८२ 5. सुविकसित, सुपूरित, परिपक्व जैसा कि 
'पक्वघी' में 6. अनुभवशील, बुद्धिमान्‌ 7. (फोड़े की) 
भांति) पका हुआ चिसमें पोप पड़ने वाली हो 8. 
सफेद (बाल) 9. नष्ट, क्षीयमाण विनाश के अन्त 
पर, अपी मृत्यु का स्वागत करने के लिए पक्का । 
सम ०--अतिसारः पुरानी पेचिश,--अस्नम्‌ मसाला 
आदि डालकर बनाया गया भोचन,--आज्ञयः पेट, 
उदर,--इष्टका पकी हुई ईंट,--इष्टकचितस्‌ पक्की 
ईंटों से निमित भवन,--#त्‌ (वि०) 1. पकाने वाला, 
2. परिपक्व होने वाला, --रसः शराब, मदिरा--वारि 
(नपुं०) कांजी का पानी । 


पक्वशः (पुं ) एक बर्बर जाति का नाम, चाण्डाल । 
पक्ष्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ, पक्षति, पक्षयति-ते) 1. 


र 


लेना, ग्रहण करन 2. स्वीकार करना 3. पक्ष लेना, 
तरफदारी करना । ` 


पक्षः [ पक्ष्‌त-अच्‌ | बाजू, भुजा, अद्यापि पक्षावपि नोद्धि- 


( ५६० 


येते--का० ३४७, इसी प्रकार 'उऱ्द्िच्षपक्षः निकल 


आय हूँ पंख जिसके, पक्षयुक्त, पक्षच्छेदोद्यतं शक्रम्‌ 


--रघु० ४१०, ३४० 2. बाण के दोनों ओर लगे 
पंख 3. किसी मनुष्य या जन्तु का पाइवं, 
बेरमा उभयपक्षविनीतनिद्राः--रघु० ५।७२ 4. किसी 
भी वस्तु का पाशवं, बगल 5. सेना का एक कक्ष या 
पाश्वे 6. किसी वस्तु का अ्धभाग 7. चान्द्र मास का 
अर्घभाग, पखवारा (१५ दिनों का) (इस प्रकार के 
दो पक्ष होते हैं--शुक्लपक्ष--जिन दिनों चन्द्रमा 
निकला रहता है, कृष्ण या तमिश्रपक्ष--अंधियारा 
पाख) तमिश्रपक्षेशपि सह प्रियाभिज्योत्स्ता वतो 
निविशति प्रदोषात्‌--रघु० ६1३४, मनु० १६६, 
याज० ३।५०, सीमा वृद्धि समायाति शुक्लपक्ष इवो- 
डुराटू--पंच० १1९२ 8. दल, गुट, पहलू--प्रमुदित- 
वरपक्षं-रघु० ६!८६, शि० रा११७, भग० १४२५, 
रुपु० ६।५३,१८ 9. किसी एक दल से संबद्ध, अनु- 
यायी, साझीदार- शत्रुपक्षोभवान्‌--हि० १ 10. 


. श्रेणी, समुदाय, समूह, अनुयायियो को संख्या शत्रु 
मित्र” 11. किसी तर्क का एक पहलू, विकल्प, दो में 
से कोई सा एक पक्ष, -पक्षे दुशरा पहलू, इसके विप- 
रीत -पूर्व एवाभवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तर: --रघु ० 
४1१०, १४३४, तु० पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष 12. एक 
सामान्य विचार जैसा कि 'पक्षांतरे' में 13. चर्चा का 
विषय, प्रस्ताव 14. अनुमान-प्रक्रिया का विषय (वह 
बेस्तु जिसमें साध्य की स्थिति संदिग्ध हो) संदिग्ध- 
साध्यवान्‌ पक्ष:--तकं०, दघत: शुद्धिभृतो गृहीतपक्षाः 
-“शि० २०।११ (यहां इसका अर्थं 'पंखयुक्त' भी हे) 
13. दो की संख्या की प्रतीकात्मक उक्ति 16. पक्षी 17. 
अवस्था, दशा 18. शरोर 19. शरीर का अंग 20. राजा 
का हाथी 21. सेना 22. दीवार 23. विरोध 24. प्रति- 
वचन, उत्तर 25. राशि,समुच्चय (समासमें 'बाल'का अर्थ 
देने वाले शब्दों के साथ), केशपक्षः, तु० हस्त । सम० 
अंतः कोई से भी पक्ष का प्द्रहवां दिन अर्थात्‌ 
अमावस्या या पूर्णिमा का दिन--अंतरम्‌ 1. दूसरा 
पारव 2. किसी तर्क का दूसरा पहलू 3. और विचार 
या कल्पना,--आघातः 1.शरीर के एक अंग का मारा 

` जाना, अघलकवा--आभासः 1. भ्रामक तर्क 2. 
मिथ्या परिबाद या फ़रियाद, -आहारः पखवारे में 
केवल एक बार भोजन करना, --प्रहणम्‌ किसी भी 
पक्ष का हो जाना,-चरः 1. यूथभ्रष्ट हाथी 2. चन्द्रमा, 
~~छिद्‌ (प०) इन्द्र का विशेषण (पहाड के पंखों या 
भुजाओं को काटने वाला), कु० १।२०,- -जः चाँद 

~ द्यम्‌ 1. किसी विवाद के दोनों पहलू 2. दो 
पखवारे अर्थात्‌ एक मास, --द्वारम्‌ चोरदरवाजा, 
निजी द्वार,-धर (वि०) 1. पंखघारी 2. एक का 


) 


पक्ष लेने वाला, किसी एक की तरफ़दारी करने वाला 
(रः) 1. पक्षो 2. चन्द्रमः 3. हिमायती 4. यूथअ्रष्ट 
हाथी, - नाडी पक्षी का मोटा पर जिसे कलमकी भांति 
प्रयुक्त करते हँ,--पातः 1. किसी एक की तरफदारी 
करना 2. (किसी वस्तु के लिए) स्नेह, प्रेम, चाह, 
रुचि-भवंति भव्येषु हि पक्षपाता:--कि० ३।१२, 
वेणी० ३1१०, उत्तर० ५११७, रिपुपक्षे बद्धःपक्षपातः 
_मुद्रा० १।३ 3. किसी दल विशेष की ओर अनु- 
राग, हिमायत, तरफ़दारी --पक्षपातमत्र देवी मन्यत 
-मालवि० १, सत्यं जना वच्मि न पक्षपातात्‌ 
भर्तृ १४७ 4. पंखों का गिरना, पक्षमोचन 5. 
हियायती --पातिन्‌ (वि०) 1. पक्षपात करने वाला, 
किसी एक दल का अनुयायी, (किसी एक विशिष्ट 
बात का) तरफ़दार--पक्षपातिनो देवा अपि पांडवा- 
नाम्‌ वेणी० ३ 2. सहानुभूति करने वाला- -वेणी० 


३ 3. अनुयायी, हिमायती, मित्र--यः सुरपक्षपाती 
“-विक्रम० १, (नै० २५२ में 'पक्षपातिता' शब्द का 
अर्थ ह 'पंखों की गति” भी), -- पालिः चोर दरवाजा, 
-बिदुः कंक पक्षी,--भागः 1. पाश्वं, बशल 2. 
विशेषतः हाथी का पारवं,- भुक्तिः उतरी दूरी जितनी 
सुर्य एक पखवारे में तय करता हुँ,-मूलम्‌ पंख की 
जड़, --वादः 1, एकतरफ़ा बयान 2. एक पक्ष की 
उक्ति, मताभिव्यक्ति, ~ वाहनः पक्षी,-हतः (वि०) 
जिसका एक पाइवं लकवे से बेकाम हो गया हो,--हरः 
पक्षी,---होम 1. पन्द्रह दिन तक होने वाला यज्ञ 2. 
पाक्षिक यज्ञ । 

पक्षकः [पक्ष +कन्‌] 1. चोर दरवाजा 2. पक्ष, पाइव 3. 
साथी, हिमायती (समास के अन्त में प्रयुक्त) । 

पक्षता [ पक्ष+-तल्‌+-टाप्‌ ] 1. मित्रता, हिमायत 
2. दल- विशेष का अनुगमन 3. किसी एक पक्ष का 
होना । 

पक्षतिः (स्त्री०) [पक्षस्य मूलम्‌-पक्ष --ति] 1, पंख की 
जड़ अलिखच्चचुपुटेन पक्षती--नै० २।२, खङ्ग 
च्छिन्न जटायुपक्षति:---उत्तर० ३।४३, शि० ११२६ 
2. शुक्लपक्ष की प्रतिपदा । 

पक्षालूः [पक्षञ-आलुच्‌] पंछी । 

पक्षिणी [पक्ष +-इनि+-डीप्‌] 1. मादा पक्षी 2. दो दिनों 
के बीच की रात (द्वावह्लावेक रात्रिशच पक्षिणीत्य- 
भिधीयते) 3. पूणिमा । 

पक्षिन्‌ (वि०) (स्त्री -णी) [पक्ष --इनि] 1. पंखयुक्त 
2. बाजूवाला 3. तरफ़दार, दल विशेष का अनुयायी 


२० 


“-[एु०) 1, पक्षी 2. तीर 3. शिव का विशेषण । 
सम०--इन्द्रः -प्रबरः--राज्‌ (प ०) --राजः,--सिहः 
स्वामिन्‌ (१०) गरुड का विशेषण,---कीटः छोटी 
चिड़िया,---शाल्म 1. घोंसला 2. चिड़ियाघर । 


{ ५६१ ) 


पक्ष्मन्‌ (नप्‌ ०) [पक्ष -{-मनिन्‌] 1. बरौनी --सलिलगुरुभि: 
पक्ष्ममिः-मेध० ९०।४७, रघु० २।१९, ११।३६, 
2. फूल को पंखड़ी 3. धागे का सिरा, पतला धागा 
4. बाजू । 

पक्ष्मल (वि०) [पक्ष्मन्‌ नलच्‌| 1. दृढ़, लम्बी और सुन्दर 
बरौनो वाला पक्ष्मलाक्ष्याः-श० ३1२५ 2. बालों 
वाळा, लोमश, रोएंदार --मृदितपक्ष्मलरल्लकांगः 
—शि० ४।६१। 

पक्ष्य (वि०) [पक्ष-+-यत्‌ | !. पखवारे में होने वाला, 
पाक्षिक 2. तरफदार 3. पक्षपाती,- -क्ष्यः हिमायती, 
अनुयायी मित्र, सखा--ननु वज्तरिण एव वीर्यमेतद्विज- 
यंते द्विपतो यदस्थ पक्ष्याः-_ विक्रम० १1१६ । 

पंकः, कम्‌ [पंच्‌ विस्तारे कर्मणि करणे वा यञ्ञ्‌, कुत्वम्‌] 
गारा, रसदार मिट्टी, दलदल अनीत्वा पंकतां घूलि- 
मुदकं नावनिष्ठते -शि० २।३४, कि० २।६, रघुः 
१६।३० 2. अतः मोटी राशि, स्थूल ढेर-- कृष्णा- 
गुरुपंक- का० ३० 3. दलदल, कीचड़, धंसन 4. 
पाप । सम० - कीरः टिटहिरी,---क्रोडः सूअर,--ग्राहः, 
मगरमच्छ, घडियाल,--छिद्‌ (पुं) रीठे का वृक्ष 
(कतक, जिसके फल से गदले पानी को स्वच्छ किया 
जाता है) -मालवि० २।८,-जम्‌ कमल, "जः, 
“जन्मन्‌ (पु०) ब्रह्मा का विशेषण, "नाभः विष्णु का 
विशेषण - - रचु० १८।२०,-- जन्मन्‌ (नपुं०) कमल 
(पुं) सारस पक्षी,-मंडुकः द्विकोष शंख, रुह 
' ज) ऊष्ण कमल,--वासः केंकडा । 

हि न] 1. कमल का पौधा--कि० १०।३३ 

2. कमलों का समूह 3. कमलों से भरा हुआ स्थान 
4. कुमुद डंडी । 

पंकणः [पृपो० सा०] चांडाल की झोंपड़ी दे० 'पक्कण' । 

पंकारः [पद्भु+-ऋ--अण्‌] 1. सिवार 2. बाँध, मेंड 
3. जीना, सीडी, पौडियाँ । 

पंकिल (वि०) [पंक :-इलच्‌ | गारे से भरा हुआ, गदला, 
मैला, मलिन शि० १७८] 

पंकेज [पंके जायते -पंके--जन्‌--ड] कमल । 

पंकेरह्‌ (नपुं०), हम्‌ [ पंके+ रुह +क्विप्‌, के वा] 
कमल,-- हः शारस पक्षी । 

पंकेशप्र (वि०) [ पंके शी --अच्‌ ] दलदल में रहने 
वाला । 

पंक्ति: स्त्री ०)|पंच्‌ --क्तिन्‌]:. लाइन, कतार, श्रेणी, सिल- 
सिझा-दृश्येत चारुपदपंक्तिरलक्तकांका-विक्रम० ४1६, 
पक्ष्म पंक्ति--रघु० २1१९, अलिपंक्ति:---कु० ४1१५, 
रबु० ६१५ 2. समूह संग्रह, रेवड़, दळ 3. (एक ही 
जाति के) लोगों की लाइन जो खाने पर बंठी हो, 
एक ही जाति के सहभोजियों का समुदाय -तु० 
पंक्तिपावन 4. जीवित पीढ़ी 5. पृथ्वी 6. यश, प्रसिद्धि 

७१ 


7. पाँच का संग्रह, पाँच की संख्या 8. दस को संख्या 
जैसा कि 'पंक्तिरथ' और 'पंक्तिग्रीव' में है । सम ०-- 
ग्रीवः रावण का विशेषण, चरः समुद्री उकाब, 
कुरर पक्षी, -दूषः,-- दूषकः, जिसके साथ बैठकर 
भोजन करने में दूषण लगे, ऐसा समाज को दूषित 
करने वाला व्यक्ति,-- पावनः आदरणीय या सम्मानित 
व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो विद्वान्‌ होने के 
साथ २ अपनी उपस्थिति. से भोज की पंक्ति को 
पवित्र कर देता है,--- पंक्तिपावनाः पंचाग्नय:--मा० 
१,--यहाँ जगद्धर कहता हे --पंक्तिपावनाः पंक्तौ 
भोजतादिगोष्ठ्यां पावनाः, अग्निभोजिनः पवित्रावा; 
यद्वा, यजुषां पारगो यस्तु साम्नां यश्चापि पारगः, 
अथर्वशिरसोऽध्येता ब्राह्मण: पंक्ति पांवनः। या--- 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सवे प्रवचनेषु च, यावदेते प्रपश्यति 
पंक्त्यां तावत्पुनंति च । ततो हि पावनात्पंक्तथा 
उच्यंते पंक्तिपावनाः । मनु इस शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं:-- अपांक्तचोषहताः पंक्ति: पाव्यते 
येद्विजोत्तमँः, तान्निबोधन कात्स्येन द्विजाग्रचान्‌ पंक्ति- 
पावनान्‌ । मनु० ३।१८४-दे० ३।१८३, १८६ 
भी,--रथः दशरथ का नाम--रघु० ९७४ । 
(वि०) (स्त्री०-गू-ग्भी) [खञ्ज्‌ञ-कु, खस्य पत्वे 
जस्य गादेशः, नुम्‌] लंगडा, लड़खड़ाता, विकलांग -- 
गुः 1. लंगडा, आदमी,--मूक करोति वाचलं पंगुं 
लंघयते गिरिम्‌ 2. शनि का विशेषण ।--सम ग्राहः 
1. मगरमच्छ 2. दसवीं राशि, मकरराशि । 
पंगुल (वि०) [पङ्ग,+-लच्‌] लङ्गड़ा, विकलांग । 
कच्‌ । (स्वा० उभ० पचति-ते, पक्व) 1. पकाना, भूनना, 
भोजन बनाना (यह घाते द्विकर्मक बतलाई जाती 
हे--उदा० तच्डुलानोदनं पचति परन्तु इस प्रकार 
का प्रयोग लौकिक संस्कृत में बिरल हे ), यः पचत्यात्म- 
कारणात्‌ मनु० ३।११८, 8४ ले मत्स्यानिवापक्ष्यन्‌ 
दुबेलान्‌ बलवत्तरा:--०1२०, भतुँ० १।८५ 2. पकाना, 
(ईट आदि) पकाना, दे० पक्व 3. (भोजन आदिक) 
पचाना--पचाम्यन्नं चतुविधम्‌--भग० १५।१४ 
4. पकना, परिपक्व होना 5. पूर्णता को पहुंचाना, 
(समझ आदि का) विकास करना 6. (धातु आदि 
का) गलाना 7. (अपने लिए) पकाना (आ०)-- 
कर्मवा०-पच्यते, 1. पकाया जाना 2. पक्का होना, 
परिपक्व या विकसि होना, पकना (आलं०) फल 
देना, पूर्णता को प्राप्त करना--रघु० ११।५०,-पाच- 
यति-ते पकवाना, पक्का कराना, विकसित कराना, 
पूर्णता को पहुँचाना-सन्नंत पिपक्षति-पकाने की इच्छा 
करना-परि-, पकना, परिपक्व होना, विकसित होना, 
. बि- 1. परिपक्त होना, विकसित होना पकना, फल देना 
-रघु० १७।५३ 2. पचाना 3. भलीभांति पकाना । 


(५६२ ) 


1) (म्वा० आ०-पचते) स्वच्ट करना, विशद करना | 
क्लतः [पच्‌ |! अत] 1. अग्नि 2. दर्यं 3. इन्द्र का नाव । 
पंचम (वि०) [पच्‌--ल्युट] पकाना, मोजत बनाता, बरि- 

पक्व करना--भः अस्नि--सक््‌ 1. पकाना, मोजन 

बनाना, परिपक्व करना 2. पकाने के उपकरण, बर्तन, 
इन्धन आदि । 

दंचपचः [प्रकारे पच इत्यस्य द्वित्वम्‌] शिव जौ की उपाधी । 

पचा [ पच्‌-[-अड्‌ |-टाप्‌ ] पकाने की क्रिया । 

विः [ पद्‌ -इन्‌ ] अग्नि । 

पचेलिम (वि०) [ पञ्‌ + एलिमच्‌ ] 1. शीघ्र ही पकने 
वाला 2. परिपक्व होने के योग्व 3. स्वत: या नैखनिक 
रूप से पकने वाला - ददर्श माळूरफलं पच्ेलिमम्‌-- 
ने० १।९४,--खः 1. अग्नि 2. सुर्य । 

केलः [ पत्र - एलुक ] रखोइवा । 

पस्झटिका (स्त्री०) एक छोटी घंटी । 


कंथक (वि०) [ पंच--कन्‌ ] 1. पाँच से युक्त 2. पाँच से 
संबद्ध 3. पाच से निमित 4. पांच से खरीदा हुआ 


5. पाँच प्रतिशत लेने बाळा,--कः,--क््‌ पाँच वस्तुओं | 


का संग्रह, 'अम्लवंचक' । 

य्त्‌ (स्त्री०) पंच, पंचसमुदाय, पंचायत । 

पंचता,-स्वम्‌ [ पंचन्‌+तल्‌+- टाप्‌, त्य बा] 1. पाँचग्ना 
स्थिति 2. पाँच का सग्रह 3. पाँच तत्वों की समष्टि 
जाअतः पंच-सां-रबं-सम्-ला उन पांच तत्त्वो में 
घुलमिल जाना जिनसे शरीर बना हँ, मरना, नष्ट 
होमा, पंखतां-त्यं सो मार डालना, नष्ट करता--- 
पंचभिर्निमिते देहे पंचत्वं च पुनगंते, स्यां स्या योनि- 
मनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना । रत्न० ३।३। 

पंचभु: | पञ्चन्‌ +-अथुच्‌ ] 1. सभय 2. कोयल । 

पंचधा (अव्य०) [ पंचत्‌-- था ] 1. पाँच भागों मे 2. पाँच 
प्रकार से । 

पंचन्‌ (सं० वि०) | पंच्‌+-कनिन्‌ ] (सदैव बहुबचनांत, 
कर्तु० कर्म» - पंच) पाँच (समास में पूर्वपद होने के 
स्थिति म पंचन्‌ के 'न्‌' का लोप हो जाता हँ) । 
सम? अंशः पाँचयाँ भाग, पांचवां - अग्नि: 1. पाँच 
यज्ञारिनियों क! समूह (अर्थात्‌ --अन्वाहायं पचन या 
दक्षिण, गाहँपत्य, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य) 
2. पंचाग्लियों को स्थापित रखने वाला गृहस्थ -- 
पंचाग्सयो थृतब्रताः -“मा० १, मनु० ३1१८५ --भंग 
(वि०) पाँच - सदस्यीय, पाँच अंगों वाला, जैसा 
कि पंचाग: प्रणाम: (अर्थात्‌ बाहुभ्यां चेव जानुम्यां 
शिस्सा वक्षसा दुजा), कृतपंचांगविनिर्भयो नय:-- 
कि० २1१२, (दे० मल्लि और कादंबक) (गः) 
1. कछुवा 2. एक प्रकार का घोड़ा जिसके शरीर के 
विभिन्न भागों पर पाँच चिह्न हों (भौ) लगाम का 
दहाना, मुखरी (गम्‌) 1. पाँच भामों का संग्रह या 


समष्टि 2. भक्ति के पाँच प्रकार 3. पंचांग, तिथिपत्र, 
जंत्री तिथिर्वारश्‍च नक्षत्रं योगः करणमेव च, चतु- 
रंगबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌, अहं पंचांग बल- 
बानाकाशं बशमानये--सुभा० "गुप्त: एक प्रकार का 
समुद्री कछुवा “झुद्धिः (स्त्री०) तिथि, वार, नभत्र, 
योग, और करण (ज्योतिष्‌), इन पाँच आवश्यक 
अंगों की भसकूल स्थिति,-मंभुल (वि०) (स्त्री० 
-णला,--सो) पाँच अंगुल की माप,--अ (आ) जम्‌ 
बकरी से प्राप्त होने वाले पाँच पदार्थ, - अध्सरम्‌ 
(नपुं) मंडकर्णी ऋषि द्वारा निमित कहा जाने 
बाला सरोवर--तु० १३।३८,-- अमृतम्‌ देवपूजा के 
लिए पाँच मिष्ट पदार्थों का संग्रह (दुग्धं च शकरा 
चैन धृतं दधि तथा मघु),- अचिस्‌ (पुं०) बुधग्रह, 
~ -अबबब (वि०) पाँच अंगों वाला (जैसे कि अनुमान 
प्रक्रिया --इसके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उषनय और 
निगमन, यह पाँच अंग हैं),--अवस्थः शव, (क्योंकि 
यह पाँचौं तत्त्वों में घुल मिल जाता है) तु० 'पंचत्व' 
से, अविकम्‌ भेड़ से प्राप्त पाँच प्रकार के पदार्थ 
= भज्ञीतिः (स्त्री?) पचासी,--अहः पाँच दिन का 
समय,--आतष (वि०) पंचाग्नियों (चारों ओर चार 
अग्नि, तथा ऊपर सूर्य) से तपस्या करने वाला-- 
तु० रघु० १३।४१,--आननः,-_ आस्यः, सुख-अन्तः 
1. शिव का विशेषण 2. सिंह (क्योंकि इस मुख प्रायः 
खूब खुला होता है, चार पंजे भी मुख जसा कास 
करते हँ--पंचम आनतं यस्य) (अत्यधिक विद्वत्ता 
तथा प्रतिष्ठा को प्रकट के लिए प्रायः विद्वानों के 
नामों के अन्त में लगाया जाता है -- न्याय”, तकं० 
आदि - उदा० जगन्नाथ तकंपंचानन),--इंब्रियम्‌ पाँच 
अंगों की समष्टि (ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेद्रिय-- दे० इन्द्रि- 
यम्‌), इथुः--बाण: - हर: कामदेव का विशेषण 
(क्योंकि इसके पाँच बाण है--अरविदमशोक च चूतं 
च नवमल्लिका, नीलोत्पलं च पंचेते पंचबाणस्य 
सायकाः) ,--उष्मन्‌ (पुं०, ब० व०) शरीर में रहने 
बाली पांच आग्निया,--कसंन्‌ (तपु०--आयु० में) 
पाँच प्रकार की चिकित्साएँ अर्थात्‌ 1. वमन--'उल्टी 
कराने बाली ओषधियाँ देना' 2. रेचन--शौच लामे 
वाली औषधियों का सेवन 3. नस्य--छींक लाने 
बाली औषधिर्या--नसवार--देना 4. अनुवासन 
--तेल्युक्त बस्तिकर्म 5. निरूह--बिना तेल का 
बस्तिकर्म,--छृत्बस्‌ (अव्य०) पाँच बार,--कोणम्‌ 


. पांच कोण की आकृति,-कोलम्‌ पाँच मसालों (पीपल, 


पिप्परामूल, चई, चित्रकमूल और सोंठ) का चूर्ण, 
~ कोषाः (पुं०, ब० व०) पाँच प्रकार का परिघात 
1. अन्नमय कोष या स्थूल शरीर 2. प्राणमय कोष 
3. मनोमय कोष 4. विज्ञानमय कोष (२, ३, व ४ से 


( ५६३ ) 


मिल कर लिंग शरीर बनता है 5. आनन्दमय कोथ 
--अर्थात्‌ मोक्ष) जिनसे आत्मा लिप्त समझा जाता 
है,--क्रोशी पाँच कोस की दूरी,- खट्थम्‌- खट्वी 
पाँच खाटो का सम ह,--गबस्‌ पांच गौवों का समह, 
--गव्यम्‌ गौ से प्राप्त होने वाले पांच पदार्थों 
(अर्थात्‌ दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर--क्षीरं दघि 
तथा चाज्यं मूत्रं गोमयमेव च ) का समूह,-शु 
(बि०) पाँच यौओं के बदले खरीदा हुआ,--गुण 
(वि०) पाँच गुणा,-गुष्लः 1. कछुवा 2. दर्शनशास्त्र 
में वणित भौतिकवाद की पद्धति, चार्वाकों का सिद्धांत, 
--चत्वारिश (वि०) पैतालीसवाँ,--चत्वारिशत्‌ 
पैतालीस,--अनः 1. मनुष्य, मनुष्य जाति 2. एक 
राक्षस जिसने शंखशुक्ति का रूप धारण कर लिया 
था तथा जिसको श्रीकृष्ण ने मार गिराया था 3 
आत्मा 4. प्राणियों की पाँच श्रेणियाँ अर्थात्‌ देवना, 
मनुष्य, गंधं, नाग, और पितर 5. हिन्दुओं की चार 
मूख्य जातियाँ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र तथा 
पाँचवे निषाद या असभ्य लोग (इन दो अथो में ब० 
ब०) [ पूरे बिवरण के लिए दे० ब्रह्म० १।४।११-१३ 
पर शारीरभाष्म )--जनौब (वि०) पंचजनों का 
भक्त (बः) अभिनेता, बहुरूपिया, विदूषक,- ज्ञान 
1. बुद्ध का विशेषण क्योंकि बह पाँच प्रकार के ज्ञान से 
युक्त है 2. पाशुपत सिद्धांतों से परिचित मनुष्य, 
--तक्षम, -क्षी पाँच रथकारों का समूह...तस्थम्‌ 1 
पाँच तत्त्वों की समष्टि अर्थात्‌--पृथ्वी, जरू, अग्नि, 
बाय और आकाश 2. (तेत्रो में) तांत्रिकों के पाँच 
तत्त्व जो पंचमकार --अर्थात्‌ मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मंथुन--भी कहलाते हंँ,--तपस्‌ क 
सन्यासी जो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर 

नीचे चारों ओर आग जला कर बेठा हुआ तपस्या 
करता है--तु०--हुबिर्भुजामेशवतां चतुर्णा मध्य 
ललाटंतपसप्तसप्तिः-रघु० १३।४१, कु० ५।२३, 
मनु ० ६।२३, और शि० २५१ भी,--तय (वि०) 
पांच गुणा (--थः) पंचायत,--त्रिश (वि०) पेतो- 
स॒रवा,--त्रिश्ञस्‌,-व्रिशतिः (स्त्री) पतीस,-दश 
(वि०) द्रहवाँ 2. जिसमें पन्द्रह बढ़े हुए हैं 
--प्रथा पंचदशंशतम्‌-- एक सौ पन्द्रह--दशन्‌ {वि० 
ब० व° पन्द्रह, “अहः पन्द्रह दिन की अवषि--दशिन्‌ 
(वि०) पन्द्रह से युक्त या निर्मित.--दक्षो पूर्णिमा, 
--दीघंम्‌ शरीर के पाँच लंबे अंग--बाहू नेत्रद्वयं 


कुक्षद्वेतु नासे तर्थव च, स्तनयोरंतरं चेव पंचदी् | 


प्रयक्षते,--तखः 1. पाँच पंजों से युक्त कोई जानवर 
--पंच पंचनखाः भक्ष्या ये प्रोक्ताः कृतजेद्विजे:--भट्ठि ० 
६।१३१, मन्‌० ५।१७, १८, याज्ञ १।१७७ 2. हाथी 
3. कछुवा 4. सिंह या व्याघ,-नदः पाँच नदियों 


का देश, बर्तमान पंज़ाब' (पांच नदियों के नाम-शतद्रु, 
विदाशा, इरावती, चन्द्रभागा और वितस्ता 
या क्रमशः सतलज , ब्यास, राबी, चेनाब, 
और झेलम) (-दाः-ब० व०) इस देश के निबासी- 
पंजाबी, मतिः (स्त्री०) पिचानवें,_ नोराअनम्‌ 
देवमूति के सामने पाँच पदार्थो को हिलाना और फिर 
उसके सामने लंबा लेट जाना (पांच पदार्थों के नाम 
ला दीपक, कमल, वस्त्र, आम और पान का पत्ता) 

- बंचास (वि०) पचपनवाँ, - पंचादत्‌ पंचपन,-- यदी 
पाँच कदम - पंच० २।११५,- पात्रम्‌ 1. पांच पात्रों 
का समूह 2. एक श्राद्ध जिसमें पाँच पात्रों में रखकर 
भेंट दी जाती हे,-आणाः (प्र ब० व०) पांच जीवन 
प्रदवायु-- प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 
~-आखादः विशिष्ट आकार का मन्दिर (जिसमें चार 
कंगूरे और एक मीनार या शिखर हो ),--बाण 
~ बाणः,--क्षरः कामदेव के विशेषण--दे० 'पंचेषु', 
शुख (वि०) पांच भुजाओं का (जः) पंचभूज 
या पंचकोना--तु० पंचकोण,---भूतम्‌ पाँच मूलतत्व 
-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकारा--महहारम्‌ 
बाममार्गी तन्त्राचार के पाँच मूलतत्व जिनके नाम का 
प्रथम अक्षर 'म' हे (मद्य, मांस, मत्स्व, मुद्रा और 
मेथून) दे० 'पंचतत्त्व' (2) , --महापातकस्‌ पांच बडे 
पाप--दे० महापातक,-- अहायज्ञ; (पुं०, ब० व०) 
पाँच देनिक यज्ञ जो एक ब्राह्मण के लिए अनुष्ठेय हैं 
-- दे० महायज्ञ,--याभः दिन,--रत्लम्‌ पाँ रत्नों का 
संग्रह, (बे कई प्रकार से गिने जाते है--(१) नीलकं 
बख्नक चेति पद्मरागश्च मौक्तिकम्‌, प्रवालं चेति 
बिज्ञेयं पंचरत्नं मनीषिभिः, (२) सुबर्ण रजतं मुक्ता 
राजावतं प्रवालकम्‌, रत्नपंचकमारश्यातम्‌ , (३) 
कनक हीरक नील पद्म रागश्च मौक्तिकम्‌, पंरत्नमिदं 
प्रोक्तमृषिभिः पूर्वदशिभिः,_ रात्रम्‌ पाँच रात्रियों का 
समय,--रादिकम्‌ ( गणि० में ) गणित की एक 
क्रिया जिससे चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवीं 
राशि निकाली जाती ह,--लक्षणभ्‌ एक पुराण (क्यों 
कि इसमें पाँच महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख हे--सर्ग- 
इच प्रतिसर्गेशच बंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चेव 
पुराणं पंचलक्षणम्‌ , दे० 'पुराण' भी,--छबलजस नमक 
के पाँच प्रकार--अर्थात्‌ काचक, सेन्भव, सामूद्रे, बिड 
और सौवर्चेल,--बटी 1. अंजीर की जाति के पाँच 
वृक्ष --अर्थात्‌ पीपल, बेल, वड, हरड़ और अशोक 2 

दण्डकारण्य का एक भाग जहाँ से गोदावरी निकलती 
हे और जहाँ राम ने सोता समेत बहुत दिन बिताये 
थे, वह स्थान नासिक से दो मील को दूरी पर हैं 
--उत्तर० २२८, रघु० १३।२१,--बर्षदेशीय (वि० 

लगभग पाँच बर्ष को आयु का,--वर्षीय (वि०) पाँच 


( ५६४ ) 


वर्ष का,--वल्कलम्‌ पाँच प्रकार के वृक्षों (अर्थात्‌ बड़, 
गूलर, पीपल, प्लक्ष और वेतस) को छाल,- विज्ञ 
(वि०) _ पच्चीसवां,---विशतिः (स्त्री० ) _ पच्चीस, 
-विशतिका पच्डीस का संग्रह जेसा कि “वेतालपंच- 
विशतिका' में,-बिध (वि०) पाँच गुणा या पाँच 
अकार का,--झत (वि०) 1. जिसका जोड़ पांच सौ 
हो 2. पाँच सौ (-तम्‌ ) 1. एक सौ पांच 2. पांच सौ, 
भालः 1. हाथ 2. हाथी,---शिखः सिह--ष (वि०) 
(ब० व°) पांच छः, सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः 
संभाविताः पञ्चषाः -- भर्तुं २।३४,-- ष्ट (वि०) 
पैसठवां,--षष्टिः (स्त्री० ) पैसठ,-_ सप्तत पचहत्तरवां, 
सप्ततिः (स्त्री०} पचहत्तर,--सुनाः (स्त्रो०) 
घर में रहने वाली पांच वस्तुएं जिनके द्वारा छोटे २ 
जोवों की हिसा हो जाया करती है--वे ये हैं--पंच- 
पूना गृहस्थस्व चुल्लीपेषण्युपस्करः कंडनी चोदकुभश्च 
"मनू० ३1६८ (चूल्हा, चक्की या सिलबट्टा, झाडू, 
ओखलो और पानी का घड़ा),--हायन (वि०) पांच 
वर्ष की आयु का । 

पंचनी [ पंचन्‌+-ल्युट्‌ +-डीप्‌ ] शतरंज जैसे खेल की ऊपड़े 
की बनी हुई बिसात । 

पंचम (वि०) (स्त्रो० मी) [चन्‌ --मट्‌] 1. पाँचवाँ 
2. पांचवा भाग बनानेवाला. 3. दक्ष, चतुर 4. सुन्दर, 
उज्ज्वल,--मः 1. भारतीय स्वरग्राम का पाँचवाँ (बाद 
के समथ में सातवां ) स्वर, कथित कोकिलरव (कोकिलो 
रौति पंचमम्‌--नारद) शरीर के पाँच अंगों से उत्पन्न 
होने के कारण इसका नाम 'पंचम' हे-वायुः समु- 
दुगतों नाभेरुरोहृत्कठमू धेसु, विचरन्‌ पंचमस्थानत्राप्त्या 
पंचम उच्यते 2. सगीत स्वर या राग का नाम 
~व्ययथति वृथा मौनं तन्वि प्रपंचय पंचमम्‌ --गीत० 
१०, इसी प्रकार उदंचित पंचम रागम्‌ --गीत० १, 
सम्‌ 1. पाँचवाँ 2. मेथुन, तान्त्रिको का पाँचवाँ मकार, 
“मी 1. चान्द्रमास के पक्ष की पांचवी तिथि 2. 
(व्या० में) अपादान कारक, द्रौपदी का विश्षेषण.4. 
शतरंज की कपड़े की बिसात । सम०-आस्य: कोयल 1 

पंचालाः (प्‌०, ब० व०) [पंच्‌ 1-कालन्‌] एक देश तथा 
उसके निवासियों का नाम,--लः पंचालों का राजा । 

पंचालिका [पंचाय प्रपंचाय अलति अल्‌ ¬+-ण्बुलू +-टाप्‌, 
इत्वम्‌ | गुड़िया, पुतली --तु० 'पांचालिका' । 

पंचाली [पंचाल +-डीष्‌] 1. गुड़िया, पुतली 2. एक प्रकार 
का राग 3. शतरंज आदि खेल की कपड़े की बनी 
बिसात । 

पंचाश (वि०) (स्त्री शो) [पंचाशत्‌ -{-डद्‌] पचासवाँ । 

पंचाशत्‌, पंचाशतिः (स्त्री०) पचास । 

पंचाशिका [पंचाश--क +-टाप्‌ इत्वम्‌] पचास इलोकों का 
संग्रह--अर्थात्‌ 'चौर पंचाशिका? । 


पंजरम्‌ [पंज्‌+-अरन्‌] पिजरा, चिड़ियाघर--पंजरशुक:, 
भुजपंजर: -र:,--रम्‌ 1. पसलियाँ 2. कंकाल, ठठरी 
रः 1. शरीर 2. कलियुग । सम०--आखेट: मछलियाँ 
पकड़ने का जाल या टोकरी,--शुकः पिंजरे का तोता, 
पिजड़े में बंद तोत। विक्रम० २२३ । 

पंजिः,--जो (स्त्री०) [पंजू--इन्‌, पंजि--डीष्‌] 1. रूई 
का गल्हा जिससे धागा काता जाय, पूनी 2. अभिलेख, 
पत्रिका, बही पंजिका 3. तिथि-पत्र, जंत्री, पत्रा या 
पंचांग । सम०--कारः,--कारक: लेखक, लिपिकार । 

पट्‌ 1 (म्वा० पर०--पटति) जाना, हिलना-जुलना--प्रेर ० 
या चुरा० उभ०--पाटयति-ते 1. टुकड़े करना, 
विदीर्ण करना, फाड़ना, फाड़ कर अलग २ करना, 
फाड़ कर खोलना, विभक्त करना---'कंचिन्मध्यात्पाट- 
यामास, दंती--शि० १८५१, दत्त्वर्णं पाटयेल्लेखम्‌ 
"याज्म २।९४ मृच्छ० ९ 2. तोड़ना, तोड़ कर 
खोलना -अन्यासु भित्तिषु मया निशि पाटितासु 
"मृच्छ० ३1१४ 3. छेदना, चुभोना, घुसेड़ता--दर्भ- 
पाटिततलेन पाणिना--रघु० ११।३१ 4. दूर करना, 
हटाना 5. तोड़ डालना उद्‌ -, 1. फाड़ डालना, 
निकाल छेना-दंतेनोत्पाटयेन्नखान्‌--मनु ० ४।६९, 
कीलमुत्पाटयितुमारभे--पंच० १ 2. जड़ से उखा. 
इना, उन्मूलन करना -कु० २।४३, रघु० १५।४९ 
3. उद्धृत करना बि---.1. फाड़ डालना (केतकबर्ह) 
विपाटयामास युवा नखाग्रे:--रषु० ६।१७ 2. खीचना, 
बाहर निकालना, उद्धत करना । 

उ (चुरा० उभ०--पटयति--ते) 1. गूंथना, बुनना 
~कुविदस्त्वं तावत्पटयसि गुणग्राममभितः - कांव्य० 
७ 2. वस्त्र पहनाना, लपेटना 2. घेरना, घेरा बनाना । 

पट:,--टम्‌ [पट्‌ वेष्टने करणे घञर्थे कः] 1. वस्त्र, 
पहनावा, कपड़ा, चिथड़ा--अय॑ पटः सूत्रदरिद्रतां गतो 
ह्ययं पटश्छिद्रशतैरलक्कतः--मृच्छ० २.९, मेघाः 
स्रवति बलदेवपट प्रकाशाः--५७४५ 2. महीन कपड़ा 
3. घूंघट, परदा 4, कपड़े का टुकड़ा जिस पर चित्र 
बनाय जाय -टम्‌ छप्पर, छत । सम०--उटजम्‌ 
तंबू,.-कारः 1. जुलाहा 2. चित्रकार, -- कुटी (स्त्री ० )) 
--मंडप:,--वाप:, -- वेश्मन्‌ (नपु०) तंबू--शि० 
१२।६३,- -वासः 1. तंबू 2 पेट्टीकोट 3. सुगंधित चूर्ण 
“7 रत्तन० १,--बासकः सुगंधित चूर्ण । 

पटकः [पट-क--क] 1. शिविर, पड़ाव 2. रूई का कपड़ा 

पटच्चरः [पटत्‌ इति अव्यक्तशब्द चरति-- पटत्‌+-चर्‌+- 
अच्‌] चोर, तु० पाटच्चर, -रम्‌ चिथडा, फटे पुराना 

- कपड़ा । 

पटत्कः [पटत्‌ +-कं+-क] चोर । 

पटपटा (अव्य०) अनुकरण मूलक ध्वनि । 

पटलम्‌ [पट्‌+-कलच्‌} 1. छत, छप्पर-- विनमितपटलातं 


( ५६५ ) 


दृश्यते जीर्णकुड्यम्‌ --मुद्रा० ३।१५ 2. ढकना, आव- 
रण, अवगृण्ठन, लेपन --णिरसि मसीपटलं दघाति 
दीप:--भामि० १।७४ 3. आँखों का जाला 4. देर, 
समुच्चय, राशि, परिमाण रथांगपाणे: पटलेन रोचि- 
षाम्‌--शि० ११२१, जलदपटलाति पंच० १।३६१, 
क्षोद्रपटले: --रघु० ४1६३, मुक्तापटलम्‌--१३।१७ 
तारकपटलम्‌--गीत० ७ 5. टोकरी 6. अनुचरवगं, 
नौकर चाकर,-->ः,- ली 1. ब्रक्ष 2. डंठल,--लः, 
लम्‌ पुस्तक का अध्याय । सम०--प्रातः छत का 
किनारा । 

पटहः [ पटेन हन्यते -पट+हन्‌+-ड ] 1. घौंसा, नगाडा, 
ढोल, तबला, कुर्वन्‌ संध्याबलिपटहतां शूलिनः इलाघनी- 
याम्‌ - मेघ ० ३४, पटुपटहध्वनिभिविनीतनिद्र:-- रघु ० 
९।७१ 2. आरम्भ, उपक्रम 3. घायल करना, मारना । 
सम०---धोषकः ढिढोरची (जो ढोल पीटता जाता हँ 
और घोषणा करता जाता है) डोंडी पीटने वाला, 
-—अ्रमणम्‌ लोगों को एकत्र करने के लिए ढोल पोटते 
हुए इधर उधर घूमना । 

पटालुका [ पट+-अलू+-उक+-टाप्‌ ] जोक । 

पटिः,--टी (स्त्री) [ पद्‌+-इन्‌, पटि-|-डोष्‌ ] 1. रंगशाला 
का पर्दा 2. कपड़ा 3. मोटा कपड़ा, केनवस 4. कनात । 
सम०--क्षेपः (रंगशाला) के पर्दे को एक ओर गिराना, 
यह एक प्रकार का रंगमच का निर्देशन हे जो किसी 
पात्र के शीघ्रता पूर्वक रंगमच पर आन को प्रकट 
करता हे, तु० 'अपटो क्षेप' । 

पटिभन्‌ (पुं०) [ पटु--इमनिच्‌ | 1. दक्षता, चतुराई 
2. निपुणता 3. तीक्ष्णता 4. नेपुष्व 5. प्रचडता, 
तीब्रता आदि । 

पटींरः [ पट्‌+-ईरन्‌ ] 1. खेलने की गेंद चंदन की लकड़ी 
3. कामदेव--रम्‌ 1. कत्था 2. चलनी 3. पेट 4. खेत 
5. बादल 6. ऊंचाई । सम० -जन्मन्‌ (पुं०) चन्दन 
का पेड़.-वहति विषधरान्‌ पटीरजन्मा भामि० 
१।७४ । 

षटु (विश) (स्त्रो० -दु, टी म» अ०--पटीयस्‌, उ० अ० 
~-पटिष्ठ) [ पट्‌ {-णिच्‌+-उ, पटादेशः ] 1. चतुर, 
कुशल, दक्ष, प्रवीण (प्रायः अधि० के साथ) वाचि 
पटुः 2. तीक्ष्ण, तीखा, चरपरा 3. प्रखर, काइयाँ 
4. प्रचंड, मजबूत, तीब्र, गहन --अयमपि पटर्घारास[रो 
न बाणपरंपरा-- विक्रम ० ४।१, उत्तर० ४।३ 5. कर्कश, 
सुश्राव्य, तेजध्वनियुक्त--किमिदं पटुपटहशंखमिश्रो 
नांदीनादः--मुद्रा० ६, पटुपटहध्वनिभिविनीतनिद्रः 
+रबु० ९।७१, ७३ 6. प्रवण, स्वस्थ--शि० १५।४३ 
7. कठोर, कूर, पाषाणहृदय 8. मक्कार, धूर्त, चालाक, 
शठ 9. नोरोग, स्वस्थ 10. सक्रिय, व्यस्त 11. वाकपटु, 


वाग्मी 12. खिला हुआ, फुलाया हुआ-दुः,-टु (नपुं०) ! 


कुकुरमृत्ता, सांप की छतरी--दु (नपुं०) नमक । सम० 
--कल्प,--देशीय (वि०) खासा चतुर, तीक्ष्णबुद्धि । 


पटोलः [ पट्‌ +-ओलच्‌ | परमल, ककड़ी की जाति का, 


लम्‌ एक प्रकार का कपड़ा । 


पटोलक: [ पटोल +-क॑+-क ] शुक्ति, धोंधा । 
पट्ट:--ट्रमू[ पट्‌+-क्त, इडभावः] 1. शिला, तस्ती 


(लिखने के लिए) पट्टिका -- शिलापट्टमधिशयाना-शि० 
३, इसी प्रकार भालपट्ट आदि 2. राजकीय अनुदान, 
राजाज्ञा--याज्ञ० १।३१७ 3. किरीट, मुकुट--रघु० 
१८४४ 4. घज्जी- निर्मोकपट्टाः फणिभिधिमुक्ताः 
-“रघु० १६।१७ 5. रेशम- पट्टोपधानम्‌ का० १७, 
भर्तृ० ३।७४, इसी प्रकार 'पट्टाशुक' 6. महीन या 
रंगीन कपड़ा, वस्त्र 7. ओढन का वस्त्र--भट्टि० 
१०।६० 8. शिरोवेष्टन, पगड़ी, रंगीन रेशमी साफा 
--रत्न० ११४ 9. सिंहासन 10. कुर्सी, तिपाई 11. ढाल 
12. चक्की का पाट 13. चौराहा 14. नगर, कसबा 
15. पट्टी, तनी या बंधनी । सम०-अर्हा पटरानी--उपा- 
ध्यायः राजाज्ञा तथा अन्य प्रलेखों या दस्तवेजों के 
लिखने वाला,--जम्‌ एक प्रकार का कपड़ा--देवो, 

,_- राज्ञी पटरानी,--बस्त्र,--बासस्‌ (वि०) 
रेशमी या रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित । 


पट्टनम्‌,--नी [ पट्‌+-तनप्‌, पट्टन--डीप्‌ | नगर । 
पट्टिका [ पट्टी-+-कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्वः ] 1. तरती, फलक 


जैसा कि (हृत्पट्टिका' में 2. प्रलेख या दस्तावेज 
3. धज्जो कपड़े का टुकड़ा-वल्कलेकदेशाद्विपाटच पट्टि- 
काम्‌-का० १४९ 4. रेशमी कपड़े का टुकड़ा 
5. बन्धनी या तनी, पट्टी । सम०--वायकः रेशम 
की बुनावट । 


पट्टि (ट्टी) शः (सः) [ पट्ट +टिश (स) च्‌, पक्षे पट्टी 


नशो (सो) --क | एक तेज धार को बर्छी, कणप- 
प्रासपट्टिश आदि दश० (पट्टिशो लौहदंडो यस्तीक्ष्णघारः 
क्षुरोपमः--वैजयंती ) 


पट्टोलिका [ पढ्न ॥-उल्‌ -ण्वुल्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक प्रकार 


का बंध या पट्टा (भूमिकरग्रहणव्यवस्थापकः पत्रभेदः 
—तारा०) । 

(स्वा० पर०-पठति, पठित) 1. जोर से पढ़ना या 
दोहराना, सस्वर पाठ करना, पूर्वाभ्यास करना--यः 
पठेच्छृणृथादपि 2. पाठ करना, अध्ययन करना, अनु- 
शीलन करना--इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्‌ 
डविजः- मनु० १२।१२६, ४।९८३ 3. (देवता का ) 
आवाहन करना 4. हवाला देना, उद्धृत करना, (किसी 
पुस्तक का) उल्लेख करना--एतंदिच्छाम्यहं श्रोत 
पुराणे यदि पठ्यते--महा० 5. घोषणा करना, अभि- 
व्यक्त करना--भार्या च परमो ह्यर्थः पुरुषस्येह पठयते 
महा० 6. (अपा० के'साथ)...... से पढ़ना, प्रेर०-- 


6 ( ५६६ ) 
बिः (स्त्रो०) [पण्‌--इन्‌] बाजार (षुं) 1. कंजूस, 


पाठयति-ते 1. जोर से पढ़बाना 2. अध्याषन करना, 
शिक्षा देना- सन्नत--पिपठिषति--पाठ करने कौ 
इच्छा करना,--परि--.,उल्लेख करना, घोषणा करता 
(प्रेर०) शिक्षा देना-तौ सवं बिदाः परिपाठितौ- 
उत्तर० २, भ्‌ --, पढ़ना, सीखना--मनु० ४।९८। 


बक्क: [पठ्‌ +-ज्बुल्‌ | पढ्ने वाला । 
पठनम्‌ [पठ्‌-ल्युट्‌ | 1. पढ़ना, पाठ करना 2. उल्लेख 


करना 3. अध्ययन करना, अनुशीलन करना । 


पठिः (स्त्री० [पठ्‌ इन्‌] पढ़ना, अध्ययन करना, अनु- 


शीलन करना । 


पण्‌ 1 (म्बा० आ०-पणते पणित) 1. ब्यापार करना, 


लेन-देन करना, खरीदना, मोल लेना नै» २।९१ 
2. सौदा करना, वाणिज्य करना 3. षतं लगाना बा 
दाँब पर लगाना (शते की वस्तु में प्रायः संबं०, 
परन्तु कभी कर्म» भी) -प्राणानामपशिष्टासौ-भटिउ० 
८1१२१, पणस्व कृष्णां पांचालीम्‌--महा ० 4. जोखिम 
उठाना, 1 (म्वा० आ०, चुरा» उभ०--पणले, 
पणायति-ते) 1. प्रशंसा करना 2. सम्मान करना, 
बि--, बेचना, अदल बदल करना -आभीौरदेशे किल 
चन्द्रकांतं त्रिभि राटेविपणंति गोपा:--खुना० । 

: [पण्‌ +-अप्‌] 1. पासों से या दाँव लगार कर खेलना 
2. जूआ, जो दाँव या शते लगा कर खेला जाव-- 
याज्ञ ० २।१८, दमयंत्याः पणः साधुबर्ततान्‌-नहा+ 
3. वाँव पर लगाई हुई वस्तु 4. सतं, संविदा, सब- 
झोता-संघि करोतु भबसां नृपतिः पणेन-- केभौ ० 
१1१५, ठहराव, सुलह हि० ४११८, ११२ & भज- 
दूरी, भाड़ा 6. पारितोषिक 7. रकम जो यातो 
सिक्कों में हो या कौड़ियों में 8. ८० कौडी के मुख्य 
का सिक्क्ता--अशोतिभिवंराटकः पण इस्विधीचले 
8. मूल्य 10. घन दौलत, संपत्ति 11. ne 
12. व्यापार, लेनदेन 13. दुकान 14. विक्रेता, बे 
वाला 15. शराब खींचने वाला 16. मकान । सम०-- 
अंगना --स्त्रौ वेश्या, रंडी,-ग्रंचिः मंडी, मेला या 
पेंठ,--बंधः 1. संधि या सुलह करना--पणबंघमुखान्‌ 
गुणानजः षड्प!युक्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ रभु ० ८२१, 
१०।८६ 2. समझौता, ठहराव ( यदि भवानिदं 
कुर्यात्तर्हीदमहं भवते दास्यामीति समयकरणं पणबंघ:-- 
मनोरमा) । 


कथनम्‌ [पण्‌ |-ल्युट] 1. अदल-बदल करना, खरीदना 


2. शर्ते लगाना 3. बिक्री । 


वकलः [पणं स्तुति वाति-पण--वा--क] एक प्रकार का 


वाद्ययंत्र--भग० १।१३, शि० १३।५। 


कथाया [पण्‌ |-आय-|-अप्‌--टाप्‌] 1. लेनदेन, व्यवसाय, 
ब्यापार 2. मंडी 3. वाणिज्य से प्राप्त होने वाला . 


लाम 4. जूआ खेलना 5. प्रशंसा । 


लोभी 2. अपावन मनुष्य या पापौ । 


पनित (भू० क० कृ०) | पण्‌ +क्त ] 1. (व्यापार में) 


किया गया लेन-देन 2. शतं पर रक्खा हुआ, दे० 
"पर्ण । 


बंडू 1 (म्वा० आ०-पंडते, पंडित) जाना, हिलना-जुलना; 


म (चुरा? उभ०-पंडयति-ते) संग्रह करना, चट्टा 
लगाना, ढेर लगाना । 


पंड: [पंड-+-अच्‌, उ बा] हिजडा, नबुंसक । 

पंडा [पंड+-टाप्‌] 1. बुद्धिमत्ता, समश 2. शान, विज्ञान । 
वंडाबत्‌ (पुं०) [पंडा-बतुप्‌] बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ । 

थंडित (वि०) [पंडा नइतच्‌] 1. बिह्डान्‌, बुद्धिमान्‌-- 


स्वस्थे को वा न पंडितः 2. सुक्ष्मबुद्धि, चतुर 3. दक्ष, 
प्रवीण, कुशल (प्रायः अधि० के साथ या समास में)- 
ied [पंडिताम्‌ कु० ४।१६, इसी प्रकार 
॥ /-४1१८, “नयर्पडित' आदि,-तः 1. शास्त्रज्ञ, 
बिङ्कान्‌ 2. गंघद्रव्य । सम०--शासीब (वि०) कुछ 
कतुर,- मातिक,---मातिल्‌, पंडिसंजम्थ (वि०) अपने 
आप को विद्वान्‌ समझने वाला, भमंडी आदमी, 
अपने आपको शास्त्रश या पंडित मानने वाला । 


कंडेतिनम्‌ (पुं) [ पंडित--इमनिच्‌ ] ज्ञान, विद्वत्ता, 


क्थ्य 


बुद्धिमत्ता । A 

(बि०) [ पण्‌+-यत्‌ ] 1. बिकाऊ, बिक्रयार्य 2. लेन- 
देन के योग्य-- भ्यः 1. बतंन, वस्तु, विक्रेववस्तु 
--धूराबभासे विपणिस्थपण्या--रधु० १६।४१, 
पज्यानां गांघिकं पण्यमू-यंच० १।१३, मनु० ५1१२९, 
याजू २२४५, मालवि० १।९६ 2. वाणिज्य, ब्यब- 
खाय 3. मूल्य-महता पुण्य पण्येन क्रीतेयं कायनोस्त्थमा 
श० ३।१। सम०--अंगना,- मोल्सि (स्त्री०), 
~ क्लिसिनी,-सुज्नी (स्त्री०) वेश्या, रंडी---पथ्यस्त्रीषु 
बिवेककल्पलतिकाझस्त्रीषु रज्येतकः --भर्तृ० १।९०, 
मेघ० २५,--अजिरस मंडी, - -आजीवः व्यापारी, 
--आाभीवकस्‌ मंडी, पेठ या मेला'-- पतिः बड़ा 
व्यापारी-- भूमिः (स्त्री) मालगोदाम, -- वोथिका, 
लाबीथी,--शारा 1. मंडी, 2. विक्रयणी, दुकान । 


[ (म्बा पर० पतति, पतित) 1. गिरना, गिर पड़ना, 


नीचे आना, उतरना-अवाङमुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः 
पपात विद्याधरहस्तम्‌क्ता--रधु० २1६०, वृष्टिर्भवने 
चास्य पेतुषी-१०।७७, (रेणुः) पतति परिणतारुण 
प्रकाश: सलभसमू ह इवाश्रमद्रुमेषु -श० १।३१, मेध ० 
१०५, भट्टि० ७९, २१।६ 2. उड़ना, वायु में आना 
जाना, उड़ान भरना हंतुं कलहकारोऽसौ शब्दकारः 
पपात खम्‌--भट्टि० ५1१०० दे० नी० 'पतत्‌' 
3. छिपाना, डूबना (क्षितिज के नीचे) सोऽयं चन्द्रः 
पतति गगनादल्पशेषेमंयूखे:--श० ४, अने० पा० 


( ५६७ ) 


पतत्पतंगप्रतिमस्तपोनिधि:--शि० १॥१२ 4. अपने 
जाप को डालना, नीचे फेंकना--मयि ते पादपतिते 
किकरत्बमुपागते--पंच ० ४।७, इसी प्रकार 'चरणपति- 
तम्‌' मेष० १०५ 5. (नैतिक दृष्टि से) गिरना, 
जाति से पतित होना, प्रतिष्ठा का नष्ट होना, अष्ट 
होना--परभर्नेश जोबन्‌ हि सञ्च: पतति जातितः 
मनु १०।९७, ३।१६, ५११९, ९।२००, याज्ञ० १।३८ 
6. (स्वर्ग से) नीचे आना--पतंति पितरो ह्येषां 
लुप्तपिडोदकक्ियाः--भग० १।४१ 7. घटना, आपद्‌- 
अस्त या संकटापन्न होना-प्रायः कंदुकपातेनोत्पतत्थाय: 
पतन्तपि--भरतुँ० २।१२३ 8. नरक में जाना, नारकीय 
बालना सहन करना--मनु० ११।३७, भग० १६1१६ 
9. पड़ना, घटित होना, हो जाना, संपन्न होना-- 
लक्ष्मीयंत्र पतंति तत्र विवृतद्वारा इव ब्यापदः-सुभा० 
10. निदिष्ट होना, उतरना या पड़ना (अधिन के 
साथ)--प्रसादसोम्यानि सतां सुहृज्जने पतंति चक्षूंषि 
न दारुणाः शरा:--श० ६।२८ 11. भाग्य में होना 
12. अस्त होना, फंसना--प्रेर०-(पातयति-ते-पतयति 


बिरल प्रयोग) 1. नीचे गिराना, उतारना, डुबोना 
~-निषतंती पतिमष्यपातयत्‌---रघु० ८।३८, ९।६१, 
११।७६ 2. गिरने देना, नीचे को फेंकना, गिराना, 
(वृक्ष आदि का) गिराना 3. बर्बाद करना, परास्त 
करना 4. (आँसू) गिराना 5. फेंकना, (दृष्टि) 
डालना, सन्नन्त-पिषतिषति-पित्लति, गिरने की 
इच्छा करना--अनु-, 1. उड़ना 2. पीछे दौड़ना, 
अनुसरण करना, पीछे लगे रहना, पीछा करना 
~ मुहुरनुपतति स्यंदने दत्तदृष्टिः --श० १।७, मा० 
९।८, शि० ११।४०, अभि--, 1. निकट उड़ता, 
नजदीक जाना, पास पहुँचना, अधिरोदुमस्तगिरि- 
मम्वपतत्‌-शि० ९।१, कि० १२।३६ 2. आक्रमण 
करना, धावा बोलना, टूट पड़ना--रघु० ७।३७ 
3. उड़ कर पकड़ लेना 4. वापिस आना, लौट पड़ना 
पीछे हटना, अभ्युद्‌--, टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
आ, 1. टूट पड़ना, आक्रमण करना, घाबा बोलना 
रषु १२।४४, ५।५० 2. उड़ना, पिल पड़ना, 


झपटना 3. निकट जाना 4. होना, घटित होना, आ 
पड़ना--कथमिदमापतितम्‌--उत्तर० २, अहो न 
शोभनमापतितम्‌ -पंच० २ 5. सूझना, (मन में) आना, 
इति हृदये नापतितं-_का० २८८, उद्‌--, उछलना 
कूदना--मंक्षूदपाति परितः पटलेरलीनाम्‌- शि० ५। 
३७, (प्रायः कमं० या संप्र० के साथ) उत्पतोदङमुखः 
खम्‌- मेघ० १४, भट्टि० ५३०, स्वर्गायोत्पतिता 
भकेत्‌_-विक्रम० ४।२, कु० ६।३६ 2. सूझना, विचार 


में आना--रषु० १३।११ 3. (गेंद को भांति) उछल : 
कर आवा--भर्तू ० २1८५ 4. उदय होना, जन्म लेना, | 


चलः 


-बिदू रीमबतः समुद्रात्सकानसा 


फूटना, उत्पन्न होशा--निश्येषोत्वतितानरू---रजु ० 
४1७७, रसासस्माइरस्त्रिब उत्पेतु:- राजा०, नि--, 
1. नीचे गिरना या आना, अबरोहण करना, उतरना, 
ड्बना-निफ्तंती षतिमप्यपातयत्‌-रच्‌ ० ८।३८, भट्टि० 
१५।२७ 2. फेंका आमा, निदिष्ट होभा--रभ० ६११ 
3. (पैरों में) डाखसा, साच्टांन लेटना-- देवास्तदते 
हरमूढभायं किरीटबद्धांजरूमो भिवत्व- कु» ७।९२, 
सतुं ऽ २३१ 4. गिरना, उतरना, निश जाना--रचु० 
१०२६5. टूट पड़ना, आक्रमण करना, फिलिप डना-- 
सिंह: हिशुरपि निपतति मदमलिनकथोलभितिद गजेषु 
~ भर्तृ ° २1३८ 6. होगा, घटित होमा, भा पड़ना, भाग्य 
मे होना- सकृदंशो नियतति मनु» ९४७ 7. रक्शा 
जाना, स्थान पर अधिकार करना--अम्यहित पूर्ण 
निपतति-ब्रेर०-1. मौचे मिराना, फेंकना, पटक देना 
2. मार डालना, नष्ट करना, बर्बाद करना लिख--- 
निकलना, कूट पडना, फल निकलना, निकल पड़ता-- 


अरबिवरे स्यश्चातकनिष्पतडि:--श ० एषा 


Si, 


रषु० १३।१८, मनु ० ८।५५, बाज» २।१६, कु० ३ 
७१, मेघ० ६९, पश--, 1. पहुंचना, निकट आना, 
पास जाना 2. बापिस आना, करि , इधर उधर 
उड़ना, चक्कर काटना, छ जाना -बिंदूत्क्षेपान्‌ 
पिषासु: परिपतति शिखी आंतिभहारियत्रम्‌-मालवि० 
२।१३, अमरु ४८ 2. झपफ्ट्टा मारबा, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना (युद्ध में) 3. सब दिशाओं में दौड़ना-- 
(हयाः) i बे शो दश--भहा० 4. चले जाना, 
गिर पड़ना--शि० ११।४१, ब्र--, 1. नीचे आना, 
नीचे गिरना, उतरना 2. गिरकर अलग या दूर हो 
जाना 3. उड़ना, इधर उधर शपटना, प्रणि--, प्रणाम 
करना, अभिवादन करना (कर्म० या सप्र० के साथ) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै--रधु० १०।१५, वागीक्षं वाग्भिर- 
र्थ्याभि: प्रमिपत्योपतस्थिरे--कु० २।३, श्रोब--ऊपर 
उड़ना, उडान भरना, चिनि--, उड़ता, गिरना, उतरना 
-ऋतु० ४:१८ (प्रर०) गिराना, बर्बाद करना, 
नष्ट करना--मुच्छ० २।८, शब्‌--, 1. मिल कर 
उड़ना, एकत्र होना 2. इधर उधर जाना या घूमना 
3. आक्रमण करना, टूट पडना, घावा बोलना 4. होना, 
घटित होना, (प्रेर०)-1. निकट लाना 2. संग्रह करना, 
एकत्र करना मिलाना,--रघु० १४३६, १५1७५ । 

[ पत्‌+अच्‌ ] 1. उड्ना, उड़ान 2. जाना, गिरना, 
उतरना, । सम०--गः पक्षी, मनु० ७२३ । 


पतंगः [ पतन्‌ उत्प्लबन्‌ गच्छति--गम्‌ --ड, नि०] 1. पक्षी 


"नेप: पतंग समधत्त पाणिना--ने० १११२४, भामि० 
१॥१७ 2. सूर्ये विकसति हि पतंगस्योदय पुंडरीकम्‌-- 
उत्तर० ६१२, मा० ११२ शि० १११२, रघु० २। 


( ५६८ ) 


१५ 3. शलभ, टिड्डी-दल, | 
विविक्षुः--कु० ३।६४,४।२०, पंच ३1१२६ 4. मघु- 
मक्खी,--गम्‌ 3. पारा 2. एक प्रकार की चंदन को 
लकडी । 

पतंगमः [ पत +-गम्‌ +-खच्‌, मुम्‌ ] 1. पक्षी 2. शलभ । 

पतंगिका [ पतंग +-कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. छोटी चिड़िया 
2. एक छोटी मघुमक्खी । 

पतंगिन्‌ (पू०) [ पतंग ‡ इनि ] पक्षी । 

पतंचिका [ पतं शत्रु चिक्कयति पीडयति--पृषो० ] धनुष 
की डोरी । 

पतंजलि: (प्‌०) पाणिनि के सूत्रों पर लिखे गये--महा- 
भाष्य के प्रसिद्ध निर्माता, दार्शनिक, योगदर्शन के 
प्रवर्तक । 


पतत्‌ (वि०) (स्त्री०-न्ती) [ पत्‌ +शतृ ] उड़ने वाला, 
अवरोहण करने वाळा, उतरने वाला, नीचे आने 
वाला (पुं०) पक्षी -परमः पुमानिव पतिः पतताम्‌ 
-न्कि० ६1१, क्वचित्पथा संचरते सुराणां क्वचिद्ध- 
नानां पततां क्ाचिच्च--रघु० १३।१९, शि० ९।१५। 
समे० --ग्रहः 1. प्रारक्षित सेना 2. थूकने का बर्तन, 
पीकदान~तमेकमाणिक्यमयं महोन्नतं पतद्ग्रहं ग्राहित- 
वान्नलेन सः--ते० १६॥२७,--भौरु: बाज, इयेन । 

पतत्रम्‌ | पतू-करणे अत्रन्‌ ] 1. बाजू, डेना 3 पर, पंख 
3. सवारी | 

पतत्रिः [ पत्‌ +-अत्रिन्‌ ] पक्षी । 

पतत्रिन्‌ (पुं) | पतत्र{-इनि ] !. पक्षी, - दयिताइद्ध- 
चरं पतत्रिणं (पुनरेति) रघु० ८।५६,९।२७,११।११, 
१२।४८, कु० ५।४ 2. बाण 3. घोड़ा । सम० 
~ -केतनः विष्णु का विशेषण । 

पतनम्‌ [ पत्‌ 1 ल्युट्‌ ] 1. उड़ने या नीचे आने की क्रिया, 
उतरना, अवराहण करना, अपने आपको नीचे पटकना 
2. (सूर्यादिका ) अस्त होना 3. नरक में जाना 4. धर्म- 
अश 5. मर्यादा या प्रतिष्ठा से गिरना 6. अवपात, 
ह्लास, नाश, विपत्ति (विप० उदय या उच्छ्राय) -- 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च--याज्ञ० 
१1३०७ 7. मृत्यु 8. नाचे लटकना, (छाती का) 
ढरकना 9. गर्भस्राव होना । 

पतनीय (वि०) [ पत्‌ + अनीयर्‌ ] गिराने वाला, जाति- 
भ्रष्ट करने वाला,--यम्‌ पतित करने वाला पाप या 
जुर्मे-याज्ञ० ३।४०, २९८ | 

पतमः, पतसः [ पत्‌ +-अम, असच्‌ वा ] 1..चाँद 2. 
3. टिङ्टा । 

पतथालु (वि०) [ पत्‌ +-णिच्‌--अलुच्‌ ] पतनोन्मुख, 
पतनशोल । 

पताका [ पत्यते ज्ञायते कस्यचिद्धदोञ्तया -- पत्‌ +-आक-+- 
टाप्‌ | झण्डा, ध्वज (आलं० से भी) य॑ काममंजरी 


पक्षी 


कामयते स हरतु सुभगपताकाम्‌ --दशञ० ४७, (सर्वो- 
परि सौन्दर्य या सौभाग्य का आनंद लेने दो उसे) 
2. च्वजदण्ड 3. संकेत, लक्षण, चिह्न प्रतीक 4. उपा- 
ख्यान या नाटकों में आई हुई प्रासंगिक कथा, दे० 
नी०--पताकास्थानक' 5. मांगलिकता, सौभाग्य । 
सम ०-अंशुकम्‌--झंडा-स्थानकम्‌ (नाटच० में) 
प्रासंगिक कथा की सूचना जब कि अप्रत्याशित रूप 
से, किसी परिस्थितिवश उसी लक्षण वाली कोई 
दूसरी आकस्मिक अविचारित वस्तु प्रदर्शित की जाती 
है (यत्रार्थे चितितेऽन्यस्मिस्तल्लिगोऽन्यः प्रयुज्यते, 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌, सा० द० 
२९९ (इसके अन्य प्रकारों की जानकारी के लिए 
देन ३००--३०४ तक) 1 

पताकिक (वि०) | पताका--ठन्‌ ] झंडा उड़ाने वाला, 
घ्वजदडघारी । 

पताकिन्‌ (वि०) [ पताका+-इनि ] झंडा ले जाने वाला, 

` पताकाओं से अलंकृत (पुं०) 1. झंडाधारी, झंडाबरः 
दार 2. ध्वजा,--नी सेना (न प्रसेहे) रथवर्त्मरजो- 
ऽप्यस्य कुत एव पताकिनौम्‌--रघु० ४८२, कि० 
१४।२७। 

पतिः [ पाति रक्षति-पा 4-इति ] 1. स्वामी, प्रभु जेसा कि 
गृहपति' में 2. मालिक, अधिपति, स्वामी-क्षैत्रपति 3. 
राज्यपाल, शासक, प्रधानता करने वाला, औषधीर्पातः, 
वनस्पतिः कुलपति: आदि 4. भर्ता -प्रमदा: पतिवर्त्मगा 
इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि-कु०४।३३। सम-घातिनी, 
घ्नी वह स्त्री जो अपने पति का वघ कर देती है, 
—_देवता,--देवा वह स्त्री जो अपने पति को देवता 
समझती है, पतिव्रता, सती स्त्री--क: पतिदेवतामन्यः 
परिमाष्टुंमुत्सहेत---श० ६, तमलभंत पति पतिदेवताः 
शिखरिणामिव सागरमापगा:-रघु० ९1१७, घुरि स्थिता 
त्वं पतिदेवतानाम्‌--१४।७४,--धर्मः अपने पति के 
प्रति (पत्नी का) कतंव्य,-प्राणा सती स्त्री--लोकः 
वह लोक जहाँ मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ पति पहुंचता 
हे,-ब्रता भक्त, श्रद्धालु, निष्ठावती स्त्री; सती स्त्री 
"त्वम्‌ पति के प्रति निष्ठा, स्वामिश्चक्ति,-सेबा पति के 
प्रति भक्ति । 


पतिवरा [ पति--वृ- खच्‌, मुम्‌ ] अपना वर चुनने के 
लिए तत्पर स्त्री-रघु० ६1१०, ६७। 

पतितः (भू० क० कृ०) [ पत्‌+क्त ] 1. गिरा हुआ, 
अवरूड, उतरा हुआ 2. नीचे गिरा हुआ 3. (नैतिक 
दृष्टि से) पतित, भ्रष्ट, दुश्चरित्र 4. स्वघर्म अष्ट 5. 
अपमानित, जातिबहिष्कृत 6. युद्ध में हारा हुआ, 
पराजित, परास्त 7. ग्रस्त, फंसा हुआ जैसा कि 
'अवंशपतित' में । 

पतेर: [ पत्‌ --एरक्‌ ] 1. पक्षी 2. छिद्र या विवर । 


( ५६९ ) 


पत्तनम्‌ [पतंति गच्छंति जना यस्मिन्‌, पत्‌ --तनन्‌] कस्बा, 
नगर (विप० ग्राम) पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्न 
परीक्षा-मालवि० १। 
पत्तिः [ पद्‌ +-ति | 1. पैदल, पैदल सैनिक--रघु० ७३७ 
2. पदल चलने वाला यात्री 3. वीर--(स्त्री०) 1 
सेना का छोटे से छोटा दस्ता जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, तीन घुड्सवार और पाँच पेदल सैनिक हों 
2. जाने वाला, चलने वाला । सम०--कायः पदल 
सेता,--गणकः सेना का अधिकारी जिसका काम पैदल 
सेना की गिनती करता हे,--संहतिः (स्त्री०) पैदल 
सिपाहियों की टुकडी, पैदल सेना । 
रत्तिन्‌ (पुं०) [मद्भ्यां तेलति, पाद+-तिल्‌-}-डिन्‌, पदा- 
देशः | पैदल सिपाही । 
पत्नी | पति+-ङीप्‌, नुक्‌ ] सहधमिणी, भार्या । सम० 
आः रनिवास, अंतपुर,--सन्नहनम्‌ घर्मपत्नी को 
कटिसूत्र या करघनी । 
पत्रम्‌ [ पत्‌+ष्ट्रनू | 1. (वृक्ष का) पत्ता-धत्ते भरं कुसु 
मपत्रफलावलीनाम्‌--भामि० १।९४ 2. फूल की पत्ती 
कमल का पत्ता--नीलोत्पलपत्रघारया--श० १1१७ 3 
पत्ता जिसके ऊपर लिखा जाय, कागज. लिखा हुआ 
पत्र--पत्रमारोप्य दीयताम्‌--श० ६. 'पत्र पर लिख 
कर्‌' विक्रम० २।१४ 4. पत्र, दस्ताबेज 5. किसी 
घातु का पतला पत्रा, स्वर्ण-पत्र 6. पक्षी का बाजू 
पंख, पर 7. बाण का पंख--रघु० २।३१ 8. सामान्य 
सवारी (रथ, घोड़ा, ऊट आदि) --दिशः पपात पत्रेण 
वेगनिष्कंपकेतुना-रघु ० १५।४८ नै० ३।१६ 9. शरीर 
पर (विशेष कर मुख पर) चन्दन आदि सुगंधित द्रव्य 
का लेप करना - रचय कुचयोः पत्रं चित्रं कुरुष्व कपो- 
लयो:--गीत० १२, रघु० १३।५५ 10. तलवार या 
चाकू का फल 11. चाकू, छ्री । सम०--अंगम्‌ 1. 
भूर्ज वृक्ष 2. लाल चंदन--अंगुलिः शरीर (गर्दन, 
मस्तक आदि) पर अंगुलियों से केसर मिश्रित चंदन 
या अन्य किसी सुगंधित पदार्थ से चित्रण करना 
--अंजनम्‌ मसी,--आवलिः (स्त्री) 1. गेरु 2. पत्तों 


का कतार 3. शरीर पर सजावट की दृष्टि से चंद. 
नादि से रेखाचित्रण करना,--आवलो 1. पत्तों की 
पंक्ति 2=°आवली (3) ,--आहारः पत्ते खाकर 
निर्वाह करना,--ऊर्णम्‌ बुनने वाली रेशम, रेशमी 
वस्त्र-स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वोपय्‌ ज्यते~मालवि० 
५।१२,--काहला परों की फटफटाहट, पत्तों की खड- 
खडाहट,-दारकः आरा,--नाडिका पते के रेशे,- परशः 
रेती,--पालः ळंत्री छुरी, बड़ा चाकू (ली) 1. बाण 
का पंखबाछा भाग 2. कॅची,--पाइय। मस्तक का सोने 
का आभूषण, टीका,--पुटम्‌ पत्तों से बना पात्र, दोना 
--रघु० २॥६५,-ण्बा (वा) लः चप्पु--भंगः, 
७२ 


-मभंगिः,--गी (स्वी ०) शरीर को अलंकृत करने के 
लिए चंदन, केसर, महंदी या किसी अन्य सुगंधित द्रव्य 
से शरीर पर लेप करना या चित्रण करना-- 
कस्तूरीवरपत्रभंगनिकरो मृष्टो न गंडस्थले -- श्रृंगार ० 
७ ( कादंबरी में बहुलता से प्रयुक्त )--यौवनम्‌ 
नया पत्ता या कोंपल,--रथः पक्षी-व्यर्थीकृतं पत्ररथेन 


तेन--नै० ३।६, गरूड का नाम, इस्द्रकेलुः 
विष्णु का नाम --रघु० १८।३०,-रे (ले) खा, 
-"व्ल्लरी,---वल्लिः,-- बल्ली (वि०) दे० ऊ० पत्र 


भंग --रघु० ६।७२, १६1६७, ऋतु ० ९।७, शि० ८। 
५६, ५९--वाज (वि?) (बाण आदि) पंखों से युक्त, 
वाहः 1. पक्षी शि० १८।७३ 2. बाणं 3. डाकिया 
चिट्टीरसां, - विशेषकः चित्रकारी की रेखाएँ--दे० 
'पत्रभंग --कु० ३।३३, रघु ० ३1५५, ९।२९,- वेष्टः 
एक प्रकार का कानों का आभूषण,--शाकः शाकभाजी 
जिसमें मुख्यरूप से पत्ते हों,--श्रेष्ठः बेल का पेड़ 
-र्‍सूचिः (स्त्री०) कांटा,--हिमस्‌ जाडे की ऋतु जब 
पाला या बर्फ पड़े। 

पत्रकम्‌ [ पत्र+-कन्‌ | 1. पत्ता 2. सौन्दर्य बढ़ाने की दृष्टि 
से शरीर पर बनाई गई रेखाएं या चित्रकारी । 

पत्रणा [ पत्रय-णिच्‌+युच्‌ --टाप्‌ | 1. सौन्दर्थवृद्धि के 
लिए शरीर पर बनाई गई रेखाएँ और चित्रकारी 2 
बाण में पंख लगाना । 

पत्रिका [ पत्री --कन +-टाप्‌, ह्वस्वः ] 1. लिखने के लिए 
कागज 2. चिट्ठी, लेख, प्रलेख । 

पत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ पत्रम्‌ अस्त्यर्थं इनि | 1 
पंखों से युक्त, परों वाला--मयूर”--रधु० ३।५६ 2 
जिसमें पत्त या पुष्ठ हो (पुं०) 1. बाण-_तां विलोक्य 
वनितावधे घृणां पत्रिणा सह्‌ मुमोच राधवः--रघु ० 
११।१७, ३।५३, ९।६१ 2. पक्षी--रघु० १२।२९ 
3. बाज 4. पहाड़ 5. रथ 6. वृक्ष] सम०--वाह 
पक्षी । 

पत्सलः [ पत्‌ +-सरन्‌, रस्य लः ] रास्ता, भाग । 

पथः [ पथ्‌+-क (घञार्थे) ] रास्ता, मार्ग, प्रसार, (समास 
के अन्त में) किनारा! सम०--कल्पना जाइ के 
खेल,--दर्शकः मार्ग बतलाने वाला । 

पथिकः [ पथिन्‌ +ष्कन्‌ ] 1. यात्री, मुसाफिर, बटोही 
पथिकवनिताः मेघ० ८, अमरू ९३ 2. पथप्रद- 
शेक । सम०---संततिः,--संहतिः (स्त्री ०,-साथे 
यात्रियों का समूह, काफला । 

यथिन्‌ (पुं०) [ पथ्‌ आधारे इति ) (कतु० पंथाः, पंथानौ 
पंथानः, कर्म० ब० व०-पथ:, क्रण० ब० व०-पथिभि 
आदि, समास के अन्त में ग्रह शब्द बदल कर 
पथ हो जाता है --तोयाधारपथा:, दृष्टिपथ 
नष्टपथः, सत्पथः, प्रतिपथम्‌ आदि) 1. मार्ग, रास्ता 


(५७० 


पथ श्रेयसामेव पंथा:--भतुँं० २1२६, वक्रः 
जामैघ० २७ 2. यात्रा, राहगीरी या पर्यटन---जेसा 
कि 'शिवास्त्रे संतु पंथानः में (मै आपफी सुखद यावा 
की कामना करता हूं, भगवान्‌ आपकी यात्रा सफल 
करें) 3. परास, पहुंच जैसा कि--कर्णपथ, श्रुति”, 
और दर्शन” में 4. कार्यपद्धति, आचरण की रेखा, 
व्यबहारक्रम:---पथः शुब्रेदर्शथितार ईश्वरा मलीमसा- 
माददते न पद्धतिम्‌--रघु० ३॥४६ 5. संप्रदाय, 
सिद्धांत 6. नरक का प्रभाग । सम० 17 बैयस्‌ साबंजनिक 
मार्गों पर लगाया गया राजकर,--दुलः खेर का पेड, 
लाजज्ञ (वि०) मार्यों का जानकार--बाहुक (वि०) 
कूर (कः) 1. शिकारी, चिडीमार 2. बोझा ढोमे 
बाला, कुली । 

बथिलः [ पथ्‌ [ इलच्‌ | यात्री, राहगीर, बटोही । 

वष्ध (वि०) [ पथिन्‌ +-यत्‌-{-इनो लोप: ] 1. स्वास्थ्य 

प्रद, स्वास्थ्यवर्धक, कल्याणकारी, उपयोगी (औषधि, 

आहार, सम्मति आदि) अप्रियस्थ तु पथ्मस्य बक्ता 
श्रोता च बुलंभ:--रामा०, याहू ३६५, पथ्यमत्नम्‌ 

2. योग्य उचित, उपसुकत,--श्ल्त्‌ 1. स्वास्थ्यवर्भक 

या पौष्टिक आहार जे खा कि 'पथ्या्ञी स्वामी बलंते' में 

2. कल्याण, कुशलक्षेग-- उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः 

पथ्यमिच्छता --शि० २।१०। सम०--अदध्यस्‌ उन 

पदार्थों का समूह जो किसी रोध में स्थास्थ्बबर्थक या 
हानिकर समझे जाते हँ! 

क्व! (फुरा० आ० पदयते) जाना, हिलना-जलमा । 

1 (दिवा० आ० पद्चते, पन्न-प्रेर ०--पादबति-ते, इच्छा « 
पित्सते) 1. जाना, चलना-फिरना 2. पाल जाना, 
पहुंचना (कर्म० के साथ) 3. ` हासिरु करना, प्राप्त 
करना, उपलब्ध करना--ज्योतिकामाक़िपत्य च प्रभावं 
चाप्यप्॑षत--महा ० 4. पालन करना, अनुसरण करना 
“स्व मं पद्यमानास्ते--महा० आनु --,1. पीछे चलना, 
अनुगमन करना, सेवा करना 2. स्तँहझीर होता, अनु- 
रक्त होना 3. प्रविष्ट होना, अन्दर जाला 4. अपनाना 
5. मालूम करना, देखना, निरीक्षण करना, समझना, 
अभि, --पास जाना, नजदीक होना, पहुंचना-राबणा- 
वरजा तत्र राघवं बदनातुरा, अभिपेदे निदाचार्ता 
व्यालीव मलयदुमम्‌-रषु० १२।३२, १९।११ 2. संगि- 
ल्लित होना--शि० ३।२५ 4. अवलोकन करमा, 
विचार करता, खवाल करना, समझना--क्षणमस्व- 
पद्यत जनैने मूषा गगनं सणाधिपति बूतिरिति--शि० 
९१२७ 4. सहायता करना, मदद करना, मयाभिपरन्थं 
तम्‌-महा ० 5. पर्कडना, परास्त करना, आक्रमणकरना, 

दबोच लेना, अधिकार में कर लेना, रस्त करना -- 
सबंतश्‍चाभिपन्नेषा घातं राष्ट्री महाजमू:, चंडवाताभि- 
पन्तानामुदघीनामिव स्वनः--महा०, दै» 'अभिषन्न' 


) 


6. लेना, धारण करना--मनु*१1३ 7. स्वीकार 
करना, प्राप्त करना, अभ्युष-, 1. दया करना, 
सांत्वना देना, आराम पहुँचाना, तरस खाना, अनुत्रह 
करवा (कष्ट से) मुक्त करना--कु० ४२५, ५६१ 
2. सहायता मांगता, दीनता प्रकट करना 3. सहनत 
होना, स्वीकृति देना आ--, 1. निकट जाना, की ओर 
चलना, पहुंचना--भटिट० १५।८९ 2. प्रविष्ट होना, 
(किसी स्थान या स्थिति को) चले जाना या प्राप्त 
करना--निर्वेदमाषच्ते -- मृच्छ १।१४, (ऊब जाता 
है) आपेदिरे$वरपथं परितः पतंगाः--भामि० १।१७, 
इसी प्रकार 'क्षीरं दधिभावमापद्यते शारी ० 3. कष्ट 
फेंसना, दुर्भाग्यग्रस्त होना- अर्थम परित्यज्ब यः 
काममनुबर्तते, एवमापदय तेक्षिप्रं राजा दशरथो यथा--- 
रामा० 4. होना, घटित होना--भट्टि० ६1३१, 
प्रेर०--1. प्रकाशित करना, सामने लाना, कार्यास्बित 
करना, निष्पन्न करना--रघु० २।१२ 2. निकालना, 
जन्म देना, पैदा करना लधिमानमापादयति--का० 
१०५ 3. घटाना, कष्टब्रस्त करना, ले जाना--रघु» 
५।५ 4. बदलना 5. नियंत्रण में लाना, उद्‌-, 1. जन्भ 
लेना, पैदा होता, उदय होना, उत्पन्न होना, उगला-- 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मग कोऽपि समानधर्मा --मा० १।६, 
बनु ० १।७७ 2. होना, घटित होना--प्रेर०--1. बेडा 
करना, सर्जन करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, कार्या- 
न्वित करना, अका शित करना-बरत्राण्यत्पादयति-पंच ० 
२ 2. सामने लाना, उच-, 1.पहुंचना, निकट खासा, पास 
जाना, पघारना--यनुनातटन्‌ पथेदे पंच० १ 2. हासिल 
होषा,जाप्त होना, हिस्खेमें बना-कभ ० ६।३६, १३।१८ 
3. होचा, चटित होना, आ पड़ना, पैदा हो जाना-- 
देवि एक्युपपद्धते--मालवि० १, उपवन्ना हि दारेषु 
प्रमृता सर्थतोमुक्षी--श० ५२६--रचु० १।६० 
4. संभव होना सं भाज्य होना--नेश्‍्षरो जगत: कारभ- 

--क्षरी० कु० ६६१, ३।१२ 5. उपयुक्‍त 
उ , योग्य होमा, पर्याप्त होना, es 
(अघि» के साथ) मा क्लैस्य मच्छ नतत्वम्य्‌- 
पपञ्चते--भभ० २।३, १८७ 6. आक्रमण करना, 
प्रेर०--1. किली स्थिति में लाना, पहुँचाना, आप्त 
कराना- बिश्वासगपषादबति 2. सेतृत्व करमा, ले 
जाना 3. तैयार होना--रथमुपपादयति--बेणी० २ 
4. किली को कोई वस्तु प्रदान करना, प्रस्तुत करना, 
उपहार देणा-रधु ० १४८. १५।१८, १६।३२, याज्ञ० 
१।३१५ 5. प्रकाशित करमा, निष्पन्न करना, उपार्जन 
करना, कार्यान्वित करना, काम में लाना, अनुष्ठान 
करना--यावसु मानुष्यके शक्धमुपपादयितुम्‌-का० 
६२, देवकार्यमपपादबिध्यतः--रघु० १११९१, १७।५५ 
6. न्याय्य ठहराना, तर्क देना, प्रइशित करना, प्रमा- 


( ५७१ 


णित करना 7. संपन्न करमा, युक्त करना, लिख--., 
1, निकलना, उगना 2. पैदा होना, प्रकाशित होना, 
उदय होना, कार्यान्वित होना,-निष्पद्यंते च सस्यानि- 
मनु० ९1२४७, प्रेर०--पैदा करना, प्रकाशित क ना, 
जन्म देना, कार्यान्वित करना, तैयार कर'प--त्वं 
नित्यमेकमेव पटं निष्पांदयसि--पंच०, प्र--, 1. (क) 
की ओर जाना, पहुंचना, आश्रय लेना, चले जाना, 
पहुंच जाना--तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे-कु० १1२१, 
(क्षितीशं ) कौत्सः प्रपेदे बरतंतुशिष्य:--रघु० ५1१, 
भटिट० ४१, कि० १९, ११६, रघु० ८११ (ख) 
आश्रय ग्रहण करना--झ रणार्थमन्यां कथं प्रपत्स्य त्वयि 
दीप्यमाने--रघु० १४।६४ 2. किसी विशिष्ट अवस्था 
को जाता, पहुँचना या किसी विशिष्ट दशा में होना- 
रेणुः प्रपेदे पथि पंकभावम्‌--रघु० १६1३०, मुहूतं 
कर्णोत्पलतां प्रपेदे--कु० ७1८१, इद्शीमवस्थां प्रपन्नो5- 
स्मि--श० ५, ऋषितिकरेरिति संशयः प्रपेदे--भामि० 
४।३३, अमरु २७ 3. प्राप्त करना, खोज लेता, हस्त- 
गत करना, प्राप्त करना, हासिल करना, सहकार न 
प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति--भामि० १।२१, रघु० 
५५१ 4. व्यवहार करना, बर्ताव करना, 

प्रपद्यते वेदर्भ:--मालवि० १, (वहं करने के लिएं 
क्या सुझाव प्रस्तुत करता हे), पश्यामो ममि कि प्रप- 
द्यते--अमरु २० 5. प्रविष्ट करना, अनुमति देना, 
सहमत होना, स्वीकार करना-याज्ञ० २।४०, 
6. निकट खिसकना, आना, ( समय आदिका ) 
पहुँचना 7. चले चलना, प्रगति करना 8. प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, प्रति, 1. कदम रखना, जाना, 
पहुँचना, सहारा लेना (किसी व्यक्ति का) आश्रय 
लेना--उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिम- 
वाप लक्ष्मी:-कु ० १४३ 2. ग्रहण करना, कदम रखना, 
लेना, अनुसरण करना, (मार्ग आदि) इतः पन्थानं प्रति 
पद्यस्व--श० ४, प्रतिपत्स्ये पदवीमहं तव--कु० ४1१० 
3. पवारना, पहुँचना, प्राप्त करना-शि० ६1१६ 4. 
हासिल करना, उपलब्ध करना, प्राप्त करना, भाग 
लेना, हिस्सा लेना-स हि तस्य न केवलां श्रियं 


प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि--रघु० ८।५, १३, ४१, , 
४४, ११।३४, १२।७, १९५५, भग० १४।१४, शि० : 


१०।६३ 5. स्वीकार करना, मान लेना,-शि० 
१५।२२, १६।२४, 6. वसूल करना, फिर प्राप्त करना, 
पुन: उपलब्ध करना, ग्रहण करना--श० ६।३१, कु० 
४।१६, ७।९२ 7. मान लेना, स्वीकार करना--न 
मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तासि मंथिलि--भट्विण 
८७५, श० ५।२२, प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं 
हि, विचेतनरपि--कु० ४1३३ 8. थामना, ग्रहण 
करना, पकड़ना--सुमंत्रप्रतिपन्नरश्मिभि:--रघु ० १४। 


) 


४७ 9. विचार करना, खयाल करना, सोचना, 
अवलोकन करना--तड़नुग्रेहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत 
समर्थमुत्तरम्‌ ho ११।७९ 10. अपने जिम्मे 
लेना, करने की करना, हाथ में लेना- निर्वाह: 
प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रश्रतम्‌- मुद्रा० २।१८, 
कार्य त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ -कु० ३। i ° 
१०।४० 11. हामी भरना, सहमत होना स्वीकृति 
देना-तथेति प्रतिपन्नाय--रघु० १५1९३ 12. करना, 
अनु ष्ठान करता, अभ्यास करना, पालन करना 
--आचारं प्रतिपद्यस्ब--श० ४, विक्रम० २, “ओप- 
चारिक आचार (अभिवादन आदि) का पालन करो”, 
शासनमहेतां प्रतिपद्चध्वम्‌ मुद्रा० ४१८, आज्ञा पालन 
करो 13. व्यवहार करना, बर्ताव करना, किसी का 
कोई कार्य करमा (संबं० या अधि के साथ), स काल- 
यवनझ्कपि कि कृष्णे प्रत्यपद्यमत-न्हरि०, स भनान्‌ 


मातृपितृवदस्मासु प्रतिपद्यताम्‌-महा०, कथमहं प्रति- 
पत्स्ये-श० ५, न युक्त भबतास्मासु प्रतिपसुमसांप्रतम्‌ 
--महा० 14. (उत्तर) देना, (प्रत्युत्तर) वेना--कथं 
प्रतिवचनमपि न प्रपद्यसे--मुद्रा ६ 15. प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, जानकार होना 16. जानना, समझना, 
परिचित होना, सीखना, मालूम करना 17. धूमना, 
भ्रमण करना 18. होना, घटित होना, (प्रेर०)--1. 
देना, प्रस्तुत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, 
समपित करना --अथम्यः प्रतिपाद्वमानमनिशं प्राप्तोति 
वृद्धि पराम्‌--भतुँ० २।१८, मनु० ११।४, गुणवते 
कन्या प्रतिपादनीया-श० ४ 2. सिद्ध करना, प्रमाणित 
करना, प्रमाण देकर पक्का करना उक्तमेथाबंमुदा- 
हरणेन प्रतिपादयति 3. व्याख्या करना, स्पष्ट करना 
4. लाना या वापिस मोड़ना, (किसी स्थान पर) ठे 
जाना 5. खयाल करना, विचार करना 6. उपस्थिति 
की घोषणा करना, पुनः प्रस्तुत करना 7. उपार्जन 
करना 8. कार्यान्वित करना, निष्पन्न करमा, बि, गुरी 
तरह विफल होना, असफल होना, (व्न्य आरि), 
का विफल होना 2. दुर्भाग्यग्रस्त या दुर्देशाग्रत होता 
--स बंधुर्यो विपत्तानामापदुद्धरणक्षमः--हि० १।३१ 
3. विकलांग होना, अशक्‍त होना 4. मरना, नष्ट होना 
--नाथवंतस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे---उत्तर ० 
११४४, मूच्छ० १३८, ब्या--, 1. (पृथ्वी पर) 
उतरना, नीचे आना 2. मरना, नष्ट होना--दे० 
व्यापन्न-(प्रेर०)-मारना, कतल करता,-खम्‌--1. 
(तैयार माल) बाहर निकालना, सफलता प्राप्त 
करना, समुद्ध होता, सम्पन्न होना, पूरा होना, 
--+-संपत्स्यते वः कामोऽयं काल: कश्चित्प्रतीक्ष्यताम्‌ 
--कु० २।५४, रघु० १४७६, मनु० ३।२५४, ६1६९ 
2. पूरा होना, (संख्या आदि) जुड़ कर होना 


( ५७२ ) 


त्र्याहताः पंच पंचदश संपद्यंते 3. बन जाना, होना 
संपत्स्यंते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया:--मेघ० 
११, २३, संपेदे श्रमसलिलोद्गमो विभूषाम्‌ --कि० 
७1५ 4. उदय होना, जन्म लेना, पैदा होना 5. एक 
जगह पड़ना, एकत्र होना 6. सुसज्जित होना, संपन्न 
होना, स्वामी होना-अशोक यदि सद्ध एव .कुसुमे नं 
संपत्स्थसे--मालवि० ३1१६, दे० 'संपन्न' 7. (किसी 
ओर) प्रवृत्त होना, करवाना, पैदा करना (संप्र के 
साथ) साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधोः 
~ पंच० १, मुद्रा० ३।३२ 8. प्राप्त करना, उपलब्ध 
करना, अधिग्रहण करना, हासिल करना 9. संलग्न 
होना, लीन होना (अघि० के साथ) --(प्रेर०)--1. 
करवाना, होना, पैदा करना, सम्पन्न करना, पूरा 
करना, कार्यान्वित करना-इति स्वसुर्भोजकुलप्रदीप 
संपा पाणिग्रहणं स राजा --रघु० ७1२९ 2. उपार्जन 
करना, प्राप्त करना, सज्जित करना, तैयार करना 
अधिग्रहण करना, हासिल करना 4. सज्जित करना, 
संपन्न करना युक्त करना 5. बदलना, रूपान्तरित करना, 
6. करार या वादा करना, संप्रति--,1. की ओर जाना, 
पहुँचना 2. विचार करना, खयाल करना--कु० ५।३९, 
समा 1. घटित होना, होना घटना होना 2. हासिल 
करना, प्राप्त करना, उपलब्ध करना । 


पद्‌ (१०) [पद्‌-क्विप्‌] (इस शब्द का पहले पाँच वचनों 

में कोई रूप नहीं होता, कर्म» द्वि० व०, के पश्चात्‌ 
बिकल्प से यह पद के स्थान में आदेश हो जाता हँ) 
1. पैर 2. चरण, चौथाई भाग (किसी कविता या 
श्लोक का) । सम०--काझिन्‌ (पुं०) पैदल चलने 
वाला,--हृतिः, ती (स्त्री) (पद्धतिः; ती) रास्ता, 
पथ, मार्ग, बटिया (आलं० भो) इयं हि रघु सिंहानां 
वीरचारित्रपद्धतिः--उत्तर० ५।२२, रघु० ४४६, 
६।५५, ११।८७, कविप्रथम पद्धतिम्‌--१५।३३, 'कवियों 
को दिखाया गया पहला मार्ग' 2. रेखा, पंक्ति, श्रृंखला 
3. उपनाम, वंशनाम, उपाधि या विशेषण, व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा शब्दों के समास में प्रयुक्त होने वाला 
शब्द जो जाति या व्यवसाय का बोधक हो--उदा० 
गुप्त, दास, दत्त आदि 4. विवाहादि विधि को सूचित 
करने वाली पुस्तक,-हिमम्‌ (पद्धिमम्‌) परो का 
ठडापन । 


पदम्‌ [ पद्‌ +-अच्‌ | 1. पैर (इस अर्थं में पु० भी होता है) 


पदेन पैदल--शिखरिषु पदं न्यस्य--मेघ० १३, अयथ 
पदमर्षयंति हि--रघु० ९।७४, 'कुमार्गं पर कदम रक्खा' 
३।५०, १२1५२, पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते --३।६२, 
गुणों के द्वारा सर्वत्र कदम रक्खा जाता है--अर्थात्‌ 
गुणों की ही कब्र होती है, जनपदे न गदः पदमादघौ 
९४ देश में किसी भी रोग ने कदम नहीं रक्खा' 


| 


यदवघि न पदं दधाति चित्ते-भामि० २।१४, पदं कृ 
(क) कदम रखना (शा०)--झांते करिष्यसि पदं 
पुनराश्रमेऽस्मिन्‌-श० ४।२५, (ख) प्रवृत्त होना, अधि- 
कार करना, कब्जा करना, (आलं०) कृतं वपुषि नव- 
यौवनेन पदम्‌-का० १३७, कृतं हि मे कुतूहलेन 
प्रश्‍नावकाशया हृदि पदम्‌- १३३, इसी प्रकार कु» 
५।२१, पंच० २४०, कुत्वा पदं नो गले --मुद्रा० ३।२६, 
हमारे विरुद्ध (शा०--अपना कदम हमारी गर्दन पर 
रखकर), मूध्नि पदं कृ किसी के सिर पर चढ़ना, दीन 
बनाना--पंच० १1३२७, आकृति विशेषेष्वादरः पदं 
क्रोति--मालवि० १, सुन्दर रूप ध्यान आकृष्ट करता 
हैं (आदर प्राप्त करता हैं )--जने सखीपदं कारिता 
“श० ४, (मित्रता या विश्वास का) बर्ताव कराया 
गया, धर्मेण शर्वे पार्वतीं प्रति पदं कारिते-कु० ६।१४ 
2. कदम, पग, डग--तम्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि 
गत्वा श० २1१२, पदे पदे हर कदम पर--अक्षमाला- 
मदत्त्वा पदात्पदमपि न गतव्यम्‌--या-- चलितव्यम्‌ 
“एक कदम भी मत चलो” पितुः पदं मध्यममुत्पतंती 
“-विक्रम० १।१९, 'विष्णु का बिचला कदम” अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष (पौराणिक मतानुसार पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
पाताल यह तीनों लोक ही वामनावतार (पंचम अव- 
तार) विष्णु के तीन कदम माते जाते है) इसी प्रकार 
~ अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः 
-रघु० १३।१ 3. पदा चल्ने, पद--छाप, पदाँक-पद- 
पंक्ति:--श० ३।८, या पदावली--पगछाप, पदमनु- 
विधेयं च महतां--भर्तुं ० २२८, 'महाजनों के पदचिह्नों 
पर ही चलना चाहिए' 4. चिह्न, अंक, छाप, निशान 
--रतिवलयपदांके चापमासज्य कंठे--कु० २६४, 
मेघ० ३५, ९६, मालवि० ३ 5. स्थान, अवस्था, 
स्थिति-अघोऽघः पदम्‌--भतृं ० २।१०, आत्मा परि- 
श्रमस्य पदमुपनीत:--श० १, 'कष्ठ की अवस्था तक 
पहुँचाया'- तदलब्धपदं हृदिशोकघने-रघु० ८।९१, 
'हृदय में स्थान न पाया' (अर्थात्‌ हृदय पर छाप न 
छोड़ी ),---अपदे शंकितोऽस्मि-माळवि० १, 'मेरे सन्देह 
स्थान से बाहर थे अर्थात्‌ निराधार--कृशकुटुंबेषु 
लोभः पदमधत्त --दश० १६२, कु० ६।७२, राड, रघु० 
२।५०, ९।८२, कृतपदं स्तनयुगलम्‌ --उत्तर० ६।३५, 
स्तिनयुगल विकासोन्मुख था' 6. मर्यादा, दर्जा, पद, 
स्थिति या अवस्था-भगवत्या प्रादिनकपदमध्यासित- 
व्यम्‌---मालवि० १, यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयः-श ० 
४।१८, 'पदवी को प्राप्त करतीं हैं" सचिव”, राज? 
आदि 7. कारण, विषय, अवसर, वस्तु, मामला या 
बात--व्यवहारपदं हितत्‌--याज्ञ० २।५, झगड़े की 
बात या अवसर, कानूनी दृष्टि से स्वामित्व अधिकार, 
अदालती कारंवाई-सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 


( ५७३ ) 


मन्तःकरणप्रवृत्तयः--श° १।२२, वांछितफलप्राप्त: 
पदम्‌--रन्त० १।६. 8. आवास, पदार्थ, आशय--पदं 
दृशः स्याः कथमीश मादृशाम्‌ --शि० ११३७, १४२२, 
अगरीयान्न पदं नृपश्रिय:--कि० २1१४, अविवेकः 
परमापदां पदम्‌--२।३०, के वान स्युः परिभवपदं 
निष्फलारंभयत्ना:--मेघ० ५४, हि० ४६९ 9. इलोक 
का एक चरण, एक लाइन--विरचितपद (गेयम्‌) 
मेघ० ८६, १३३--मालवि० ५२, श० ३।१६ 
10. विभक्तिचिह्ल से युक्त पूरा शब्द-सुप्तिङन्तं पदम्‌ 
पा० १।४।१४, वर्णाः पदं प्रयोगाहनिन्वितेकार्थबोधकाः 
"सा? द० ९, रघु० ८७७ 11. कर्तृ ०, ए० व० को 
छोड़ कर शेष सभी व्यंजनादि विभक्तिचिल्लों का 


साकेतिक नाम 12. बैदिक शब्दों को सन्धिविच्छेद करके | 


पृथक्‌ २ रखना, वेदिक मन्त्रों का पद-पाठ निर्धारित 
करना 13. बहाना--शि० ७1१४ 14. वर्गमूल 
15. (वाक्य का) प्रभाग या खंड 16. लम्बाई की माप 
17. प्ररक्षा, सवारण या प्ररक्षण 18. शतरंज की बिसात 
पर बना वर्गाकार घर,--दः प्रकाश की किरण । 
सम०--अंकः,--चिह्नलम्‌ पदछाप,--अंगुष्ठः पेर का 
अँगूठा,-अनुगः अनुगामी, सहचर, अनुश्चासनम्‌ शब्द 
विज्ञान, व्याकरण,--अंतः शब्द का अन्त,--अन्तरम्‌ 
दूसरा पग, एक पय का अन्तराल-पदांतरे स्थित्वा-- 
श० १,--अब्जम्‌--अंभोजम्‌,-अरविदं,-कमलम्‌, 
पंकजम्‌, पद्मम्‌ चरणकमल, कमल जैसे पग, 
-अर्थ: 1. शब्द का अर्थ 2. वस्तु या पदार्थं 3. शीर्षक 
या विषय (नँयायिक इसके आगे १६ उपशीर्षक 
गिनाते हे) 4. अभिधेय, वह वस्तु जिसका कुछ नाम 
रक्खा जा सके, प्रवर्ग, वेशे० के अनुसार इन प्रवर्गों 
या पदार्थों की संख्या सात, सांख्यों के अनुसार २५, 
(या पतंजलि के अनुयायिओं के अनुसार २७) और 
वेदान्तियों के अनुसार केवल दो ही है,--आघातः 
पिर का प्रहार' या ठोकर, आजिः पैदरूसिपाही, 
--आवलो शब्दों का समूह, शब्दों या पंक्तियों का 
अविच्छिन्न क्रम (काव्यस्य शरीरं तावदिष्टार्थव्यव- 
च्छिन्ना पदावली--काव्या० ११०, मधुरकोमलकांत- 
पदावली श्युणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌--गीत० १, 

आसनम्‌ पादपीठ, पेद रखने की चौकी,--क्रमः 
चलना, कदम रखना,--गः पैदल सिपाही,--च्युतः 
(वि०) पद से हटाया गया, गद्दी से उतारा हुआ 
-“ छेंद,:--विच्छेद:,--विग्नह: शब्दों को अलग २ 
करना, पदच्छेद करना, वाक्य का संघटकों में पृथ- 
क्‍्करण,--न्यासः 1. कदम रखना, डग भरना, पग 
रखना 2. पदचिह्ल 3. पैरों की एक मुद्रा विशेष 
“. गोखरु का पौधा,--पंक्तिः (स्त्री०) 1. पदचिह्नों 
की क़तार--श० ३।९, विक्रम० ४६ 2. शब्दों का 


क्रम--कि० १०1३० 3. इंट, पवित्र इष्ठका,--पाठः 
वैदिक मंत्रों का एक विशेषक्रम जिसमें मंत्र का प्रत्येक 
शब्द उच्चारणविकारों से निरपेक्ष होकर अपने मूल- 
रूप में ही लिखा जाता है और इसी मूलरूप में 
उच्चारण किया जाता हूँ (विप० संहितापाठ ) ,-पातः, 
-णविक्षेप: कदम, (घोड़े का भी) कदम,--भंजनम्‌ 
शब्दों का विग्रह, निरुक्ति,--भंजिका एक टीका जिसमें 
किसी संदर्भ के शब्द, पृथक्‌ २ किये जाते हैं तथा 
समासों का विप्रह कर दिया जाता है,--माला जादू 
का ग्र,--वृत्तिः (स्त्री०) दो शब्दों के बीच अंतर 
या विराम । 

पदकम्‌ | पद+कन्‌ | कदम, स्थिति, पदवी--दे० 'पद' 
-ण्कः कण्ठ का एक आभूषण 2. पद पाठ का ज्ञाता । 

पदविः,-वी (स्त्री०) [ पद्‌--अवि वा डीष्‌ ] 1. रास्ता, 
मार्ग, पथ, बटिया (आलं०) पवन पदवी--मेघ० 
८, अनुयाहि साधुपदवीम्‌--भर्तृ० २७७, 'भले आद- 
मियों के पदचिह्लों पर चलो'---श० ४१३, रघु० 
३।५०,७।७,८,११, १५।९९, भतुँ० ३1४६, वेणी? 
६२७, इसी प्रकार 'यौवनपदवीमारूढ:'---पंच ० 
१, 'वयस्कता प्राप्त को' (अर्थात्‌ पूरा मनुष्य बन 
गया) 2. अवस्था, स्थिति, दर्जा, मर्यादा, पदवो, पद 
3. जगह, स्थान । 

पदातः, पदातिः [ पद्भ्यामतति--अत्‌--अच्‌, इन्‌ वा | 
1. पदल सिपाही--रघु० ७1३७ 2. पैदल यात्री 
(पैदल चलने वाला) उत्तर० ५।१२। 

पदातिन्‌ (वि०) | पदात+-इनि ] 1. (सेना) जिसमे 
पैदल सिपाही हों 2. पैदल चलने वाला (पुं०) पैदल 
सिपाही । 

पदिक (वि०) [ पादेन चरति--पाद--ष्ठन्‌, पादस्य 
पदादेश। | पैदल चलने वाला-- (पुं०) पैदल आदमी । 

पद्मम्‌ | पद्‌ +-मन्‌ | 1. कमल (इस अर्थं में पुं भी) 
पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ --2, कमल 
जेसा आभूषण, 3. कमल का रूप या आकृति 4. कमल 
की जड़ 5. हाथी सूंड और चेहरे पर रंगीन निशान 
6. कमल के आकार खड़ी की हुई सेना 7. विशेषरूप 
से बड़ी संख्या, {१०००००००००००००००) 
8. सीसा,--श्षः 1. एक प्रकार का मंदिर 2. हाथी 
3. सॉप की एक जाती 4. राम का विशेषण 5. कुबेर 
के नौ ख़जानों में से एक--दे० नवनिधि 6, एक 
प्रकार का रतिबंघ, मैथुन, - द्या सौभाग्य की देवी 
लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी (तं) पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे 
साग्राज्यदीक्षितम्‌-रघु० ५। सम०--अक्ष (वि०) 
कमल जैसी सुन्दर आँखों वाला (--क्षः) विष्णु या 
सूर्यं का विशेषण, (--क्षम्‌) कमल गट्टा,--आकरः 
1. एक विशाल सरोवर जिसमें कमल खिले हों 


( ५७४ ) 


2. पोखर, पल्वल 3, कमलों का सनत लवत २७३, 
--भाल्यः जगत्स्रष्टा ब्रह्मा का विशेषण, (बा) 
लक्ष्मी का विशेषण,--आसनम्‌ 1. कमल पीठ--कु० 
७।८६, 2. एक प्रकार का योगासन-उरूमूले वामपादं 
पुनस्तु दक्षिणं पदं, वामोरौ sn चो तु पद्मासनमिति 
स्मृतम्‌, (नः) जगत्स्रष्टा ब्रह्माका आह्वम्‌ 
लोंग,-उद्धव: ब्रह्मा का विशेषण-करः,-हरस्स विष्णु का 
विशेषण ( रा,- स्ता) लक्ष्मी का नांम,- कणिका पद्म 
का बीजकोश,-कलिका कमछ का अनखिला फूल, कली, 
--कैशरः--कम्‌ कमलफूल का रेशा--कोझः,--कोष 
1. कमल का संपुट 2. संपुटित कमल के आकार की 
उंगलियों की एक मुद्रा,--खंडम्‌,--षण्डम्‌॒ कमलों 
कर समू ह,--गंघ,--गंधि (वि०) कमल की गंघबाला 
या कमल की सी गंघबाला,--गर्भ: 1. ब्रह्मा का 
विशेषण 2. विष्णु का विशेषण 3. सूर्यं का विशेषण, 
-मुणा--गूह! घन की देवी लक्ष्मी का विशेषण, 
—-जः,--जातः,--भयः,-भूः-योनिः,-संभवः कमल 
से उत्पन्न ब्रह्मा के विशेषण, तंतु: कमळ का रेशेदार 
डंठल--नाभ:,--भि विष्णु का बिरोषण--नालम्‌ 
कमल का डंठल,--वाधि: 1. ब्रह्मा का विशेषण 
2. विष्णु का विझेषण,--पुष्प: कणिकार का पौधा 

एक प्रकार की कृत्रिम रचना जिससे शब्दो को 
कमल-फूरू के रूप में व्यबस्थित किया हो-दे० काव्य ० 


“बंध: 1. सूर्य 2. मधमक्खी,-रायः,~-गम्‌ लाल, 


माणिक्य, रघु ० १३।५३, १७।२३, कु० ३।५३,-रेख्ा 
हथेली में (कमल फूल के आकार की) रेखायें जो 
अत्यन्त नवान्‌ होने का लक्षण हेँ,-लांछन 1. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. कुबेर का विशेषण 3. सूर्यं और 
4. (राजा का विशेषण (शा) 1. घन की देबी लक्ष्मी 
का विशेषण 2. याविद्या की देबी सरस्वती का 
विशेषण--बासा लक्ष्मी का विशेषण । 


वश्मकम्‌ [ पद्य |-कन्‌ | 1. कमलफूल के आकार की व्यूह- 
रचना में स्थित सेना 2. हाथी की सूंड और चेहरे पर 
रंगीन स्थान 3. बेठने की बिशेष मुद्रा । 

वष्छकिन्‌ (१०) [ पद्नक--इनि | 1. हाथी 2. भोजपत्र 
का वक्ष । 

वक्षावती | पद्म--मतुप्‌, वत्वम्‌, दीषंश्च ] 1. लक्ष्मी का 
विशेषण 2. एक नदीं का नाम--मा० ९।१ । 

कख्िन्‌ (बि०) [पद्म-इनि] 1. कमर रखने वाला 

' 2. चितकबरा (पुं०) हाथी--ती 1. कमल का पौधा 
--सुरगज इव बिञ्जत्‌ पद्मिनी दंतरग्नाम्‌--कु० ३। 
७६, , स्थु० १६।८८, मेथ० ३३, मालबि० २।१३ 
2. कमलफूलों का समूह 3. सरोबर वा झील जिसमें 
कमल लगे हुए हों 4. कमल का रेशेदार डंटल 
5. इथिमी 6. रतिशास्त्र के लेखकों ने स्त्रिमो के चार 


भेद किये हैं उसमें प्रथम प्रकार की स्त्री, इनको लक्षण 
रतिमंजरी में इस प्रकार दिया है--भवति कमलतेत्रा 
नासिकाक्षुद्ररंधा अबिरलकुखयुग्मा चारुकेशी कृझांगीं 
मुदुवचनसुशीळा गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
पश्चिनी पक्षगंधा । 

वश्चेशबः [ पद्म दोते--शी--अच्‌, अलू० स० ] विष्णु का 
विशेषण । 
(वि०) [ पद्‌--यत्‌ ] 1. पद य़ा पंक्तियों वाला 
2. चरण बा पद को मापने वाला,--श्व: 1. शूद्र 
2. शब्द का एक भाग,--ह्या पगडंडी, पथ, नट्या, 
खन्‌ (चार चरणों से युक्‍त) इलोक, कबिता 
--मदीयप्रथ रत्नानां मंजूरबषधा मथा कृता--भामि० 
४1४५, पद्य चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विषा 
--छ० २ 2. प्रशंसा, स्तुलि। ' 

ब्र [ पद्तेऽस्मिन्‌ पद्‌ +-रक्‌ | गाँव । 

पढ: [ पद्--बन्‌ ] 1. भूलोक, मर्त्यं लोक 2. रथ 3. मागं । 

पन्‌ (भ्वा० उभ०--पनायति-ते, पनायित या पनित) 
प्रशंसा करना, स्तुति करना--तु० 'पण' । 

एनसः [ पनाय्यते स्तूयतेऽनेन देवः--पन्‌+- असच्‌ ] 1. कट- 
हल का वृक्ष 2. काँटा,--सन्‌ कटहरू का फल । 

वधक (वि०) [ पथि जातः--पथिन्‌+-कम्‌, पन्थादेशः ] 
मार्गे में उत्पन्न । 
(भू० क० कू०) [ पद्‌ +-्त ] 1. गिरा हुआ, डूबा 
हुआ, नीचे गया हुआ, अवतरित 2. बीता हुआ---दे० 
षद्‌ । सम०--शः साँप, सर्प--विपकतः पन्नग 
कणां कुर्त--दा० ६३० ( ) सीसा, क्रिः, 
अज्ञनः, “साझनः गरुड के विशेषण । 

षविः [ पातिसोकम्‌--षिबति वा, पा--कि, हित्वम्‌ ] 
चन्द्रमा ! 

कपी: [ पा-|-ई, द्वितं किच्च | 1. चन्द्रमा 2. सूयं । 
(यि०) [पा+-कु, द्वित्वम्‌ ] पालन-पोषण करन 
बाला, रक्षा करने बाला,-बुः (स्त्री०) भात्री माता, 
प्रतिपालिका । 

थंषा [ बाति रक्षति बहर्ध्यादीन्‌--पा० द्वित्मम्‌ मुडागमश्च, 
नि० ] दंडकारण्य का एक सरोबर-इद च पपामिधशमं 
सर:--उत्तर० १, रू १३।३०, भट्टिः ३।७३ 
2. भारत के दक्षिण में एक नदौ का ताम । 

दबस्‌ (नपश) [ पञ्‌ † गरुन्‌, पा-+-अखुन्‌, इकारादेश्स | 
1. याल 2. दूष - वदः पातं भुजभानां केवलं विषबर्थनम्‌ 
-हि० ३१४, रषृ* २।३६, ६३, १४७८, (यहाँ दोनों 
अर्थ अजित्रेत है) 3. बीयं (हश वरो से पूर्व पस्‌ 
को बदल कर 'पयो हो जाता ह) । सम०--नलः, 
जार 1. ओला 2. टापू,-घनन्‌ ओला,-चबः जलाशय 
बा सरोबर,--अन्यन्‌ (पु०) बादल--ः बादल 
--जेभ ७, रबु १४३७/- बुकर (पु०) गोर 


पयस्थ (वि०) | पयसो विकारः पयसः इदं बा-पयस्‌ 


पयस्बळ (वि०) .[ पयस्‌ --बलच्‌ ] दूध से भरा हुआ, 


पयस्थिन्‌ (वि०) [ पयस्‌+-विनि ] दूधिया, जल से युक्त, 


पयोधिकम्‌ [ पयोषि--फे- क ] समुद्रझाग । 
षग्रोष्णी (स्त्री ) विन्ध्यपर्वत से निकलने बाली एक नदी 


पर 


( ५७५ ) 


~¬धरः 1. बादल 2. स्त्री की छाती--पझ्चपबोधरतटी 
जागीत० १, विपांडुमिर्म्छानतया पयोषरे:--कि० 
४२४, (यहाँ शब्द का अर्थ 'बादल' भी है)--रघु ० 
१४२२ 3. ऐन औडी--रषु० २।३ 4. नारियल का 
पेड 5. रीढ़ की हड्डी,--धस्‌ (पुं०) 1. समुद्र 
2. तालाब, सरोवर, जलाशय,--घिः,--बिषः समुद्र, 
ऋतु० २1७, नै० ४५०,--सुच्‌ (पुं०) बादल-रघु० 
३।३, ६।५,~-वाहः बादल,--रघु० १1३६, । 


ज-यत्‌ | 1. दूध से युक्त, दूध से बना हुआ 2. पानी 
से युक्त,--स्यः बिल्ली,--ख्या दही । 


यथेष्ट दूध देने वाला,--लः बकरी । 


जाली 1. दूध देने वाली गाय--रघु० २।२१,५४,६५ 
2. नदी 3. बकरी 4. रात । 


(कुछ विद्वान्‌ इसे वर्तमान 'ताप्ती' मानते हैं, परन्तू 
'ताप्ती' की एक सहायक नदी पूर्णा' हें जिसकी 
'पयोष्णी' के साथ अभिन्नता अंधिक संभव प्रतीत 
होती हँ) । 

(वि०) [ पृ०+अप्‌, कतरि अच्‌ वा ] (जब सापेक्ष 
स्थिति बतलाई जाती हैं इस शब्द के रूप विकल्प से 
कतुँ० संबो० अपा०, और अधि० में सर्बनाम की 
भाति होते हैं) 1. दूसरा, भिन्न, अम्य--दे० 'पर' 
पुं० भी 2: दूरस्थित, हटाया हुआ, दूर का 3. परे, 
आगे , के दूसरी ओर--म्लेच्छदेशस्ततः पर:--मनु ० 
२।२३, ७।१५८ 4. बाद का, पीछे का, आगे का 
(प्रायः अपा० के साथ) बाल्यात्परामिब दशां मदनो- 
अध्युवास---रघु० ५।६३, कु० १।३१ 5. उच्चतर, 
श्रेष्ठ, सिकतात्वादपि परां प्रपेदे -परमाभुताम्‌--रघु० 
१५।२२, इन्द्रियाणि पराष्याहु--रिन्द्रियेम्यः परं मनः, 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु स:--भग० २।४३, 
6. उच्चतम, महत्तम, पूज्यतम, प्रमुख, मुख्य, सर्वोत्तम, 
प्रधान--न त्वया द्रष्टव्यानां परं दृष्टम्‌--श० २, 
कि० ५२८ 7. (समास में) आगे का वर्ण या घ्वनि 
रखने वाला, पीछे का 8. बिदेशी, अपरिचित, अज- 
नवी 9. विरोधी, शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल 10. अधिक, 
अतिरिक्त, बचा हुआ--जैसा कि परं शतम्‌--एक 
सौ से अधिक 11. अन्तिम, आखीर का 12. (समास 
के अन्त में) किसी वस्तु कौ उच्चतम पदार्थ समझने 
वाला, लीन, तुला हुआ, अनन्यभक्त, पूर्णतः व्यस्त 
-परिचर्यापरः-रघु० १।९१, इसी प्रकार 'ध्यानपर' 
शोकपर, दैवपर, चितापर आदि--रः 1. दूसरा, 


व्यक्ति, अपरिचित, विदेशी (इस अर्थ में बहुधा ब० 
ब०) यतः परेषां गुण्रहीतासि--भामि० १।९, शि० 
२०।७४, दे० 'एक' 'अम्य' भी 2. सत्रु, दुष्मन, रिपु 
उत्तिष्ठमानस्पु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता--शि० २। 
१०, पंच० २।१५८, रघु० ३।२१,--रख्‌ उच्चतम 
स्वर या बिन्दु, खरम बिन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 
विशे०--कर्म०, करण०, और अधि० के एक 
वचन के 'पर' शब्द के रूप क्रिया विशेषण की भांति 
प्रयुक्त किये जाते हैं-अर्थात्‌ (क) परम्‌ 1. परे, 

, में से (अपा०), वत्मंनः परम्‌- -रघु० १।१७, 
2. के पश्चात्‌ (अपा०) अस्मात्‌ परं--श० ४1१६, 
ततः परम्‌ 3. उस पर, उसके बाद 4. परंतू, लोभी 
5. अन्यथा 6. ऊँची मात्रा में, अधिकता के साथ, 
अत्यधिक, पूरी तरह से, सर्वधा--परं दुःखितोऽस्मि 
“आदि 7. अत्यंत (ख) परेण 1. आगे, परे, अपेक्षा- 
कृत अधिकँ--किवा मृत्योः परेण विधास्यति--मा० 
२।२ 2. इसके पदचात्‌--मयि तु कृतनिधाने कि विद- 
घ्या: परेण--महावी ० २।४९ 3. के बाद (अपा० के 
साथ) स्तम्य त्यागात्परेण-- उत्तर० २।७, (म) परे 
1. बाद में, उसके पश्चात्‌ -अथ ते दशाहतः परे 
पाएरघु० ८७३ 2. भविष्य में। सम०--मंगम्‌ 
शरीर का पिछला,---अंगदः शिब का विशेवण,-अदतः 
अरब या पर्शिया के देशों में पाया जाने वाला घोड़ा, 
-"अषणीन (वि०) पराधीन, पराश्रित, परबश, मनु० 
१०॥५४,५३,--जंताः (पुं), ब० व०) एक राष्ट्र का 
नाम,--अंतकः शिव का विहेषण--अस्त 
(वि०) दूखरे के भोजन पर निर्वाह करने बाळा (झस) 
दूस रेका भोजन “बरिषुष्टता दूसरों के भोजन से 
पालन-पोषण याज्ञळ ३।२४१ ° (वि०) 
दूसरों के भोजन पर निर्वाह वाला 
हि० १।१३९,- अपर (वि०) 1. दूर और किकट, 
दूर और समीप 2. पूर्ववर्ती और पइचवर्ती 3. पहले 
और बाद में, पहले और पीछे 4. ऊंचा और नीचा, 
सबसे उत्तम और सबसे खराब (-रख्‌) (तक में) 
महत्तम और लघूत्तम संख्याओं के बीच की वस्तु, 
जाति (जो श्रेणी और व्यक्ति दोनों के मध्य बिद्यमान 
दो),--अमृतन्‌ वृष्टि, अयथ (अयन ) ( वि० ) 
1. अनुरक्त, भक्त, संसक्त 2, आश्रित, वशीभूत 
3. तुळा हुमा, अनन्य भक्त, सर्वथा लीन (समास के 
अन्त में )- प्रभुर्धनपरायणः--अतुं० २।५६, इसी 
प्रकार--क्ञोक? कु० ४1१, अग्निहोत्रं आदि (-शम्‌) 
प्रधान या चरम उद्देश्य, मुख्य ध्येय, सर्वोत्तम या 
अन्तिम सहारा,--अर्घ (वि०) दूसरा ही उद्देश्य या 
अर्थ रखने बाला, 2. दूसरे के लिए अभिप्रेत, अन्य 
के लिए किया हुआ (अः) 1. सर्वोच्च हित या 


( ५७६ 


लाभ 2. किसी दूसरे का हित (विप० स्वार्थ) 
स्वार्थो यस्य पराथं एव स पुमनेकः सतामग्रीणी:-- 
सुभा०, रघु० १।२९ 3. मुख्य अर्थं 4. सर्वोच्च 
उद्देश्य (अर्थात्‌ मंथुन) (-थंम्‌,-थॅ) (अव्य०) दूसरे 
के लिए,-अर्घम्‌ 1. दूसरा भाग (विप० पूर्वां) 
उत्तरार्घ--दिनस्य॒ पूर्वार्धपरार्घभिन्ता छायेव मंत्री 
खलसज्जनानाम्‌--भतूं० २।६० 2. विशेष रूप से 
बड़ी संख्या अर्थात्‌ १००,०००,०9००,०००,०००,०००, 
एकत्वादि परार्घपर्यंता संख्या-तर्क०,- अर्ध्यं (वि०) 
दूसरे किनारे पर होने वाला 2. संख्या में अत्यंत दूर 
का--हेमंतां बसन्तात्पराध्यं:---शत० 3. अत्यंत श्रेष्ठ, 
सर्वोत्तम, परम श्रेष्ठ, अत्यंत मूल्यवान्‌, सर्वोच्च 
परम--रघु० ३।२७, ८।२७, १०।३४, १६।३९ शि० 
८।४५ 4. अत्यंत कोमती--शि० ४।११ 5. अत्यंत 
सुन्दर, प्रियतम, मनोज्ञतम--रघु० ६४, शि० ३।५८ 
(-ध्व॑म्‌) 1. अधिकतम 2. अनन्त या असीम संख्या 
--अबरं (वि०) 1. दूर और निकट 2. सवेरी और 
अवेरी 3. पहले का और बाद का या आगामी 
4. उच्चतर और निम्नतर 5. परंपराप्राप्त--मनु० 
११०५ 6. सर्वसम्मिलित,--अहः दूसरे दिन, 
अह्नः तीसरा पहूर, दिन का उत्तरार्धं भाग,--आचित 
(वि०) दूसरे द्वारा पाला-पोसा हुआ (-तः) दास, 
आत्मन्‌ (पुं०) परमात्मा,-आयत्त (वि०) दूसरे के 
अधीन, पराश्रित, पराधीन परायत्तः प्रीतेः कथमिव 
रसं देत्तु पुरुषः- मुद्रा ३।४, आयुस्‌ (पूं०) ब्रह्मा 
का विशेषण,--आविद्धः 1. कुलेर का विशेषण 
2. विष्णु की उपाधि,--आश्रयः--आसंगः परावलंबन 
दूसरे की अधीनता,--आस्कंदिन (पुं०) चोर, लुटेरा, 
इतर (वि०) 1. शत्रुता से भिन्न अर्थात्‌ मंत्री 
पूर्ण, कृपालू 2. अपना, निजी--कि० १।१४,--ईश्ञ 
ब्रह्मा का विशेषण,--उत्कर्षः दूसरे की सम्‌ द्धि,--उप- 
कारः दूसरों की भलाई करना जनहितं षिता, उदारता 
धर्मार्थ--परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌;--उप- 
जापः शत्रुओं में फूट डालना,--उपरुद्धः (वि०) शत्रु 
के द्वारा घेरा हुआ,--ऊढा दूसरे की पत्नी,--एधित 
(वि०) दूसरे द्वारा पालित-पोषित (तः) 1. सेवक 
2. कोयल,--कलत्रम्‌ दूसरे की पत्नी, अभिगमनम्‌ 
व्यभिचार--हि० १।१३५,-- कार्यम्‌ दूसरे का व्यवसाय 
या काम,- क्षेत्रम्‌ 1. दूसरे का शरीर 2. दूसरे का 
क्षेत्र--मनु ० ९।४९ 3. दूसरे की पत्नी -मनु० २! 
१७५,-गामिम्‌ (वि०) 1. दूसरे के साथ रहने 
बाला 2. दूसरे से संबंध रखने वाला, 3. दूसरे के 
लिए लाभदायक,--ग्रथिः (अंगुली आदि का) जोड़ 
गांठ;--चकऋरस्‌ 1. शत्रु की सेना, 2. शत्रु के द्वारा 
आक्रमण ६ ईतियों में से एक,--छंदः दूसरे की इच्छा, 


) 


-अनुवतंनम्‌ दूसरे की इच्छा का अनुगमन करना 
छिद्रम्‌ दूसर की कमजोरी, दूसरे की त्रुटि--जात 
(वि०) 5. दूसरे से उत्पन्न 2. जीविका के लिए 
दूसरे पर आश्रित (तः) सेवक, जित (वि०) दूसरे 
से जीता हुआ (तः) कोयल,--तंत्र (वि०) दूसरे पर 
आश्रित, पराधीन, अनुसेवी,--दाराः (पुं०, ब० व०) 
दूसरे की पत्नी,-दारिन्‌ (पुं०) व्यभिचारी, परस्त्री- 
गामी,--ढुःखम्‌ दूसरे का कष्ट या दुःख--विरल 
परदुःखदुखितो जनः, महदपि परदुःखं शीतलं सम्य- 
गाहु:-विक्रम ० ४।१३,-- देशः विदेशः,-- देशिन्‌ (पुं०) 
विदेशी,--द्रोहिन्‌ -द्वेषिघ्‌ (वि०) दूसरों से घृणा 
करने वाला, विरोधी, शत्रुतापूर्ण.--धनम्‌ दूसरे की 
संपत्ति,--धर्मः !. दूसरे का धर्म स्वधर्मे निघनं श्रेय 
परधर्मो भयावह:--भग० ३।३५ 2. दूसरे का कर्तव्य 
या कार्य 3, दूसरी जाति का कतंव्य--मन्‌ ० १०। 
९७,--निपातः - समास में शब्द की अनियमित पश्च- 
वतिता अर्थात्‌ भूतपूर्वः यहाँ अर्थ है "पूर्वं भूतः' इसी 
प्रकार राजदंतः, अग्न्याहितः आदि, पक्षः शत्रु का 
दल या पक्ष,-पदम्‌ 1. उच्चतम स्थिति, प्रमुखता 
2. मोक्ष,-पिडः दूसर का भोजन, दूसरों से दिया गया 
भोजन अद्‌ (वि०) वह जो दूसरों का भोजन कर या 
जो दूसरे के खर्च पर जोवन निर्वाह करे (पुं०) सेवक, 
रत (वि०) दूसरे के भोजन पर पलने वाला, व 
1. दूसरा मनुष्य, अपरिचित 2. परमात्मा, विष्णु 
3, दूसरी स्त्री का पति,- -पुष्ट (वि०) दूसरे के द्वारा 
पाला पोसा हुआ (-ष्टः) कोयल "महोत्सव: आम का 
वृक्ष,--षुष्टा 1. कोयल 2. वेच्या, रंडी,-- पूर्वा वह 
स्त्री जिसका दूसरा पति हो, --प्रेष्यः सेवक, घरेलू 
नौकर, - ब्रह्मन्‌ (नप्‌ं०) परमात्मा, भागः 1. दूसरे 
का हिस्सा, 2. श्रेष्ठ गुण 3. सौभाग्य, समद्धि 4 
(क) सर्वोत्तमता, श्रेष्ठता, सर्वोपरिता--दुरधिगमः 
परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ -_पंत्र० १।३३० 
५।३४, (ख) अधिकता, बाहुल्य, ऊँचाई - स्थलकमल- 
गंजनं मम हृदप्ररंजनं जनितरतिरंगपरभागम्‌-~ गीत० 
१०, आभाति लब्धपरभागतयावरोष्ठे -- रघु» ५७९, 


` कु० ७१७, कि० ५।३०, ८।४२, शि० ७३३, ८५१, 


१०।८६, - भाषा विदेशी भाषा,--भुक्त (वि०) दूसरे 
के द्वारा भोगा हुआ, भृत्‌ (१०) कौवा (क्योंकि 
यह दूसरे का --अर्थात्‌ कोयल का पालन-पोषण 
करता है ),--भृतः- ता कोयल (क्योंकि यह दूसरे 
के द्वारा अर्थात्‌ कौवे से पाली पोसी जाती हैँ) तु० 


श० ५।२२, कु० ६।२, रघु ९४३ ज० ४।९, 
“मृत्यु: कौवा,--रमण: विवाहित स्त्री का यार या 
जार-पंच० १।१८०,--लोकः दूसरा (आगामी) 


दुनिया--कु० ४॥१०--कु० ४।१० "बिधिः अन्त्येष्टि 


( ५७७ ) 


संस्कार,--बश --वश्य (वि०) दूसरे के अधीन, परा- 
श्वित, -वाच्यम्‌ दोष या त्रुटि,--वाणि: 1. न्यायकर्ता 
2. वर्षे 3. कातिकेय के मोर का नाम,--वादः 1. 
अफवाह, जनश्रुति 2. आपत्ति, विवाद--बादिन्‌ (पुं०) 
झगड़ालू विवादी,--ब्रतः घृतराष्ट्र का विशेषण, 
"सवस (अव्य०) परसों (आगामी ),--संज्ञकः आत्मा 
“स्वर्ण (वि०) (व्या० में) अग्रवर्ती वर्ण का 
सजातीय,-सेवा दूसरे को सेवा,--स्त्री दूसरे की पत्नी, 
“स्वम्‌ दूसरे को संपत्ति--रघु० १।२७, मनु० 
७१२३ “हरणम्‌ दूसरे को संपत्ति 
(वि०) शत्रुओं को मारने वाला,--हितम्‌ दूसरे का 
भला । 

परकीय (वि०) [परस्य इृदम्‌--पर--छ, कुक्‌] 1. दूसरे 
से संबंध रखने वाला--अर्थो हि कन्या परकीय एव 
"म्थ० ४२१, मतु० ४२० १,---था दूसरे की पत्नी, 
जो अपनी न हो, नाथिकाओं के तीन मुख्य प्रकारो में 
से एक--दे० अन्यस्त्री' और सा० द० १०८ | 

परंज: (१०) 1. तेल कोल्ह 2. तलवार का फल । 

परजनः, परंजयः [परस्याः पश्चिमस्या: दिशोजनः स्वामी 
नि०, पर+जि-+-अच्‌, मुम्‌] वरुण का विशेषण । 

परतः (अत्प०) [ पर+तस्‌ ] 1. दूसरे से--भामि० 
११२० 2. शत्रु से रघु० ३।४८ 3. आगे, अपेक्षाकृत 
अधिक, परे, बाद, ऊपर (प्रायः अपा० के साथ) 
बुद्ध परतस्तु सः--भग० ३।४२ 4. अन्यथा 5. 
भिन्न प्रकार से! 

परत्र (अव्य०) [पर-+-त्र] 1. दूसरे लोक में, भावी जन्म 
में-परत्रेह च शर्मणे--रघु० १६९, कु० ४३७, मनु० 
३।२७५, ५।१६६ ८।१२७, उत्तर भाग में, आगे या 
बाद में 3. आने वाले समय में, भविष्य में। सम» 
-“भोरु: परलोक के भय से विस्मित हो, धर्मात्मा 
पुरुष । 

परंतप (वि०) [परान्‌ शत्रुन्‌ तापयति--पर+-तप्‌¬- णिच्‌ 
खच्‌, हस्वः, मुम्‌ च] दूसरों को सताने वाला, 
अपने शत्रुओं का दमन करने वाला--भग० डोर, 
रघु० १५।७,--पः शूरवीर, विजेता । 

परम (वि०) [परं परत्वं माति-क तारा०] 1. दूरतम, 
अन्तिम 2. उच्चतम, सर्वोत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ, महत्तम 
प्राप्तोति परमां गतिम्‌--मनु० ४।१४, ७१, 
२।१३ 3. मुख्य, प्रधान, प्राथमिक, सर्वोपरि--सनु ० 
८२०२, ९1३१९ 4. अत्यधिक, अन्तिम 5. यथेष्ट, 
पर्याप्त, -सम्‌ सर्वोच्च या उच्चतम मुख्य या प्रमुख 
भाग (समास के अन्त में), प्रबानतया युक्त, पूर्णतः 
संलग्न -कामोपभोगपरमा एतावदिति  निश्चिता: 
-पभंग० १६1११, मनु० ६९६,--मम्‌ (अव्य०) 1. 
स्वीकृतिबोधक, अंगीकार या सहमति बोधक, अब्यय 

७ 


हर लेना,--हुन्‌ ¦ 


(अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा ही) ---तत: परम 
मित्युक्ता प्रतस्थे मुनिमंडलम्‌--कु० ६1३५ 2. अत्य- 
धिक, अत्यन्त परमकद्धः आदि०। सम०-- अंगना 
रेष्ठश्री--अणुः अत्यणु, अत्यल्पमात्रा का अणु--रघु० 
१५।२२, परगुण परमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्यम्‌--भतुं° 
२1७८, पृथ्वी नित्या परमाण्रूपा--तर्क० (परमाणु 
की परिभाषा --जालांतरगते रश्मौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते 
रजः, तस्य त्रिशत्तमो भागः परमाणुः स उच्यते ।) 
~ अद्वेतम्‌ 1. परमात्मा 2. विशुद्ध एकेश्वरवाद, 
अज्ञम्‌ खीर, दूध में पके हुए चावल,---अर्थः 1. 
सर्वोच्च या नितांत अलौकिक सत्य, वास्तविक आत्म- 
ज्ञान, ब्रह्म या परमात्मासंबंधो ज्ञान--रघु० ८।२२, 
महावी० ७।२ 2. संचाई, वास्तविकता, आन्तरिकता 
--परिहासविजल्पितं ˆ सख परमार्थेन न मृह्यतां 
वच:--श० २।१८, (प्रायः समास में प्रयुक्त 
होकर 'सत्य' 'वास्तविक' अर्थ प्रकट करता हैँ) 
"मत्स्या:--रघु« ७४०, महावी० ४।३० 
3. कोई श्रेष्ठ या महत्त्वपूर्ण पदार्थ 4. सर्वोत्तम अर्थ, 
-अर्थतः (अव्य०) सचमुच, वस्तुतः, यथार्थतः, 
सत्यतः-~विकारं रवलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारंभः 
प्रतीकारस्य--श० ४, उवाच चैनं परमार्थतो हरं 
न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌--कु० ५।७५, पंच० 
१।१३६,--अहः श्रेष्ठ दिन,--आत्मन (पुं०) सर्वोपरि 
आत्मा या ब्रह्म,--आपद (स्त्री०) अत्यंत भारी संकट 
या दुर्भाग्य, --ईशः विष्णु का विशेषण, 2. इन्द्र की 
उपाधि 3. शिवका विशेषण 4. सर्वशक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा का विशेषण,--ऋषिः उच्चाकोटिका ऋषि, 
~-ऐश्वर्यम्‌ सर्वशक्तिमत्ता, सर्वोपरिता,-गतिः (स्त्री०) 
मोक्ष, निर्वाश,--गवः श्रेष्ठजाति का बेल या गाय, 
--षदम्‌ 1. सर्वोत्तम स्थिति, उच्चतम दर्जा 2. मोक्ष, 
पुरुषः पुरुषः परमात्मा, -- प्रट्य (वि०) प्रसिद्ध 
विख्यात,-- ब्रह्मन्‌ (नपुं ) परमात्मा,--हंसः उच्चतम 
कोटि का संन्यासी, वह जिसने भावात्मक समाधि 
के द्वारा अपनी इन्द्रियों का दमन करके उनको वश 
में कर लिया हे--तु० कुटीचक । 

परमेष्ठः [ परम +-इष्ठन्‌ | ब्रह्मा का विशेषण | 

परभेष्ठिन (पुं) [ परमेष्ठ +-इनि | 1. ब्रह्मा की 2. शिव 
की 3.विष्णुकी 4. गरुड को 5. और अग्नि को 
उपाधि 6. कोई भी आध्यात्मिक गुरु । 

परंपर (वि०) [ परंपिपति पृ~-अच्‌, अलु० स० ] 1. एक 
के बाद दूसरा 2. पूर्वानृपर, उत्तरोत्तर,--रः प्रपौत्र, 
तारा 1, अविच्छिन्न, शृंखला, नियमित सिलसिला, 
आनुपूर्व्य, --महतीयं खल्वनर्थपरंपरा--का० १०३, 
कर्णपरंपरया 'एक कान से दूसरे कान में' सुन सुना 
कर, परंपरया आगम्‌ “नियमित परम्परा के क्रम से 


( ५७८ ) 


प्राप्त होना 2. (नियमित वस्तुओं की) पंक्ति, 
क़तार, संग्रह समूह-तोयांतर्भास्करालीव रेजे मुनि 
परंपरा--ह ० ६४९, रघु० ६।५, ३५,४०, १२५० 
3. प्रणाली, क्रम, सुव्यवस्था 4. वंश, कुटुंब, कुल 
5. क्षति, चोट, मार डालना । 


परंपराक॑ (वि०) [ परंपरया कायेत प्रकाशते--क-+-क | 


` यज्ञ में पशु का वध करना । 


परंपशीण (वि०) [ परंपर-+ख ] उत्तराधिकार में प्राप्त, 


आनुवंशिक लक्ष्मी परंपरीणां स्वं पुत्रपौत्रीणतां नय- 
भट्टि० ५१५ 2. परंपराप्राप्त । 


वरंबंत्‌ (वि०) [ परञ-मलुंष्‌ मस्य वः ] 1. पराधीन, दूसरे 


के वश में, आज्ञापालन के लिए तत्पर--सा बाला 
परवेतीति मॅ विदिंतम्‌--श० ३।२, भगवन्परवानयं 
जनः--रधु ८८१, २।२६, (प्रायः करण० या 
अधि० कै ye मि औत्रा यदित्थं परवानसि त्वं --रघु० 
१४।५९ 2 से वंचित, निःशक्त -परवानिव 
शरीरोपत्तापैम-मा०' ३ 3. पूर्णरूप से (दूसरे के) अधीन 
जो स्वयं अपना स्वामी न हो, विजित, पराभूत-- 
विस्मयेन परवानस्सि--उत्तर० ५, आनंदेन परवानस्मि 
-~उंत्तर० ३, साध्वसेन--मा० ६ ! 


परवसां | पंखत्‌--तल्‌ं-- टाप्‌ ] दूसरे की अधीनता, परा- 


घीनता, विक्रम” ५।१७। 


परशः [ स्पृशति इति पृषो० ] पारसमणि जिसके स्पर्श से 


कहा जाता है कि लोहा आदि दूसरी घाठुएँ सोना 
बन जाती हैं, संभवतः यह दार्शनिकों का पारस- 
पत्थर हू ।. . 


परशुः | परं श्रणतिं---श्रु+ कु डिच्च | कुल्हाडा, कुल्हाड़ी 


कुठार फरसा--तजितः परशुघारया मम--रघु० ११! 
७८ 2. शस्त्र, हथियार >. बज्न। सम०--धर 
1. परशुराम का विशेषण 2. गणेश की उपाधि 
3. कुठारधारी सेनिक,--रामः 'कुठारधारी राम' एक 
विख्यात ब्राह्मणयोद्धा जो जमदग्नि का पुत्र और 
विष्णु का..छठा अवंतार था (इसने अपनी बाल्या- 
वस्था में ही अपने पिता की आज्ञा से जब कि उसके 
भाइयों में से कोई भी तैयार न हुआ, अपनी माता 
रेणुका कां सिर कोट डाला--दे० जमदग्नि । इसके 
पञ्चात्‌ एक बार राजा कार्तवीर्य, जमदर्नि के आश्रम 
मैं आये और उसकी गौ को खोलकर ले गये । परन्तु 
घर आने परं जिस समय परशुराम को पता लगा 
तो वह कार्तवीर्य से लड़ा और उसे मयलोक पहुँचा 
दिया । जब कार्तवीयं के पुत्रों ने सुना तो वह बड़े 
क्रुद्ध हुंए-“फलत: बे आश्रम में आय और जमदग्नि 
को अकेला पाकर उसे मार डाळा । जब परशुराम-- 
जो कि इस घटना के समय आश्रम में नहीं था 
वापिस आया, तो अपने पिता के वध का समाचार 


सुन अत्यंत क्षुब्ध हुआ, उसी समथ उसने समस्त 
क्षत्रिय जाति का उन्मूलन करने की भीषण प्रतिक्षा 
की । वह अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल 
हुआ, करते हे कि उसने इस पृथ्वी को इक्कीस वार 
क्षत्रिय जाति से मुक्त किया । वह क्षत्रिय जाति क 
नाशकर्ता बाद में दशरथ के पुत्र राम के द्वारा जब 
कि वह केवल सोलह ही वर्ष के थे (दे० रधु० ११! 
६८,९१) परास्त किया गया । कहते हे कि कार्तिकेय 
की शक्ति से ईर्ष्या होने के कारण उसने कंच पर्वत 
को भी एक बार तीरों से बींघ दिया--तु० मेघ० 
५७; सात चिरजीवियों में इनकी भी गिनती है 
विश्वास किया जाता हे कि परशुराम अब भी महेन्द्र- 
पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे हे--घु० गीत० १, 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं स्नपयसि पयसि शमित- 
भवतापम्‌, केशव घृतभुगुपतिरूप जय जगदीश हरे || 


परश्व (स्व) धः [ पर+श्विञड=पर्द्वः, तंदधाति 


--धा+-क; नि? झस्य सत्वम्‌ ] कुल्हाड़ी, कुठार 
फरसा--धारां शितां रामपरइश्वधश्य संभावयत्युत्घल- 
पत्रसाराम्‌--रघु० ६।४२। 


परस्‌ (अव्य०) | पर--असि | (श्रेण्य संस्कृत में इसका 


स्वतंत्र प्रयोग विरल हूँ) 1. परे, आगे, और भी 
2. इसके दूसरी ओर 3. दूर, दूरी पर 4. अपवाद रूप 
से। सम०-कृष्ण (वि०) अत्यन्त काळा,--पुरुषः 
(वि०) मनुष्य से लंबा या ऊँचा--शत (वि०) 

से पविक--कि० १३।२६, शि० १२।५०,--श्वस्‌ 
(अव्य) आगामी परसों,--सहस्न (वि०) एक हजार 
से अधिक--परः सहाः शरदस्तपांसि तप्त्वा-उत्तर० 
१।१५, परः सहस्र: पिशाच:--महावी० ५।१७। 


परस्तात्‌ (अव्य) [ पर--अस्ताति | 1. परे, के दूसरी 


ओर; और आगे (संव० के साथ)--आदित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌ --भग० ८।९ 2. इसके पश्चात्‌, बाद 
वाद में 3. अपेक्षाकृत ऊँचा । 


परस्पर (बि०) [ परः परः इति विग्रहे समासव-द्भावे पूर्व- 


पदस्य सुः | आपस में--परस्परां विस्मयवन्ति लक्ष्मी- 
मालोकयांचक्रुरिवादरेण--भट्टिंश २।५, (सर्व० वि०) 
अन्योन्य, एक दूसरा (केवळ ए० व०, में प्रयुक्त 
--प्रायः समास में) परस्परस्योपरि पर्यचीयत्‌ 

रघ्‌० ३।२४, ७।३५, अविज्ञातपरस्परंः अपसर्पे 
--१७।५१, परस्पराक्षिसादव्यम--१॥४०, ३।२४, 
बिशे० एक दूसरे के विरुद्ध' आपस में' 'एक दूसरे से' 
एक दूसरे के द्वारा' 'इतरेतर के रूप मै 'आपस में! 
आदि अर्थो को प्रकट करने के लिए इस शब्द के कर्म० 
करण० और अपा० के एक वचन के रूप क्रियाविशेषण 
कीं भाँति प्रयुक्त होते हैं--दे० भग० ३।११, १०९ 
रघु० ४७९, ६।४६, ७।१७, ५१, १२।१४। 


( ५७९ ) 


परस्मंपदम्‌, परस्मैभाषा | परस्मै परार्थ पदं भाषा वा ] 
दुसरे के लिए प्रयुक्त वाच्य, क्रिया के दो रूपों में से 
(परस्मै तया आत्मने) एक जिसमें कि संस्कृत की 
धातुओं के रूप चलते हूँ । 

परा (अव्य०) [ पृ +-अन्‌+-टाप्‌ ] दूर' 'पीछे' 'उल्टे कम 
से' 'एक ओर” 'को ओर' अर्थो को प्रकट करने के 
लिए धातु या संज्ञा से पूर्व लगने वाला उपसर्ग । 
गण० के अनुसार 'परा' के अर्थ निम्नलिखित हुँ 
771: मार डालना, आघात करना आदि ( पराहत) 
2. जाना (परागत) 3. देखना, सामना करना (परा- 
वृष्ट) 4. पराक्रम (पराक्रान्त) 5. की ओर निदेश, 
(परावृत्त) 6. आधिक्य (पराजित) 7. पराधीनता 
(पराधीन) 8. उद्धार, मुक्ति ( पराकृत) 9. प्रतीपक्रम 
पीछे की ओर (पराङमुख) 10. एक ओर रख देना, 
अवहेलना करना । 

पराकरणम्‌ [ परा --क्‌~-ल्युट्‌ ] एक ओर रख देने की 
क्रिया अस्वीकार करना, अवहेलना करना, तिरस्कूत 
करना । 

पराक्रमः | परा +-क्रम्‌+- घञ्न ] 1. शूरवीरता, बहादुरी, 
साहस, शौर्य पराक्रमः परिभवे-शि० २।४४ 2, विरोधी 
अभियान करना, आक्रमण करना 3. प्रयत्न, कोशिश, 
उद्योग 4. विष्णु का नाम । 

परागः | परा--गम्‌ +ड IEE पुष्पराज,---स्फुटपरागप- 
रागतर्पकजम्‌--शि० ६।२, अमरु ५४ 2. धूलि-रघु ० 
४1३० 3. स्नान के पश्चात्‌ सेवन किया जाने वाला 
सुगंधित चूर्ण 4. चन्दन 5. सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण 
6. यश, प्रसिद्धि 7. स्वाधीनता । 

परांगवः | परांगं प्रचुरशरीरं वाति प्राप्नोति--वा--क ] 


समुद्र । 
परा(रां)च्‌ (वि०) (स्त्री० ची) [ परा+-अंच्‌ 
+विंवन्‌ ] 1. परे या दूसरी ओर स्थित, ये चामुष्मा- 
त्परांचो लोका: छां० 2. मुँह मोड कर (पराङमुख) 
शि० १८१८ 3. जो अनुकूल न हो, प्रतिकूल-दैवे 
पराचि भामि० १।१०५ या- देवे पुराग्वदनशालिनि 
हुत जाते-३।१ 4. दूरस्थ 5. बाहरकी ओर निदेशित। 
सम० मुख (वि०) (पराङमुखीर्नानुनेतुमबलाः 
सतत्वरे--रघु० १९।३८, अभरु ९० मनु० २।१९५, 
१०।११९ 2. (क) विमुख, उलट मातुर्न केवलं 
स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत्‌ पराड्मुख:--रघु० १२।१३, 


(ख) उदासीन, कतराने वाला, टाल जाने वाला ! 


--अवृत्तिपराङमूखो भावः--विक्रम० ४२०, श० 
५1२८ 3. प्रतिकूल, अनुकूल--तनुरपि न ते दोषोऽ- 
स्माकं विधिस्तु पराङम्‌खः--अमरु २७ 4. उपेक्षा 
करने वाला--मतर्येण्वास्थापराङमुखः-रघु० १०१४३] 
पराचीन (वि०) [ पराच्‌ञ-ख | विरूद्ध दिशा में मुड़ा 


| 
| 


हुआ, विमुख 2. पराङ्मुख, अरूचि रखने वाला 3. 
परवाह न करने बाला, उपेक्षा करने वाला 4. बाद 
में होने बाला, उत्तरकालभव 5. दूसरी ओर स्थित, 
परे होने बाला । 

पराजयः | परा+-जिञ-अच्‌ ] 1. परास्त करना, बिजय, 
जीतना, अधीनीकरण, हार-रधृ० ११।१९, मनु» 
७1१९९ 2. परास्त होना, सहन करने के योग्य न 
होना (अपा० के साथ) अध्ययनात्पराजथः 3. हारना, 
हार, असफलता (मुकदमे आदि में) अन्यथावादिनो 
(साक्षिणः) यस्य धुवस्तस्य पराजयः--याज्ञ० २।७९ 
4. पदच्युति, वंचना 5. परित्याग । 

पराजित (भू० क० कृ०) [ परा--जि-क्त ] जीता 
हुआ, वश में किया हुआ, हराया हुआ 2. कानून 
द्वारा दष्डित, (मुकदमे में) हारा हआ, पछाड़ा हुआ! 

परान (ण) सा [ वरा+-अन्‌ (ण्‌) ज+अस+-टाप्‌ | औष- 
धीय चिकित्सा, वैद्य, हकीम या डाक्टर द्वारा इलाज, 
वेद्य का व्यवसाय । 

पराभवः [ परा+-भून-अप्‌ ] 1. (क ) हार, असफलता, 
पराजय-पराभवोऽत्युत्सव एव मानिनाम्‌-कि० १।४१ 
(ख) मानभंग, मानमर्दन, प्रतिष्ठाभंग-- कुबेरस्य 
मनः शल्य शंसतीव पराभवम्‌ . कु० २२२, तद 
पदपल्लवर्वेरिपराभवमिदमनु भवतु सुवेशम्‌--गीत ० 
१२ 2. धृणा, अवहेलना, तिरस्कार 3. विनाश 4. 
लोप, वियोग (कभी-कभी 'पराभाव' भी लिखा 
जाता हैं )। 

पराभूतिः (स्त्री०) [ परा-+-भू +-क्तित्‌ ] दे० 'पराभव' । 

परामर्शः | परा -।- मृश्‌ -]-घडा | 1, पकड़ लेना, खींचना 
- जैसा कि 'केशपरामशं में 2. झुकाना या (धनुष) 
का तानना 3. हिसा, आक्रमण, हमला. याज्ञसेन्याः 
परामर्श:-- महा० 4. बाधा विध्न-- तपः परामर्शवि- 
वृद्धमन्यो:- कु० ३३७१ 5. ध्यान करना, प्रत्यास्मरण 
6. विचार, विमशं, चिन्तन 7. निर्णय 8. (तर्क० में) 
घटाना, निश्‍चय करना कि अपना पक्ष या विषय सहे- 
तुक है-व्याप्तिविशिष्ट पक्षधमंताज्ञानं परामझ:-तर्क ० 
या--व्याप्तस्य पक्षधर्मत्वधीः परामर्श उच्यते 
"न भाषा० ६६। 

परामृष्ट (भू० क० कृ०) [ परा-+-मृश्‌ --क्त ] 1. छुआ 
गया, हाथ लगाया गया, दबोचा गया, पकड़ा गया 
2. रूखा व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया 
3. तोला गया, विचार किया गया, कृता गया 4. 
सहन किया दया 5. संबद्ध 6. (रोग से ) ग्रस्त--दे ० 
परा पूर्वक 'मृशू' । 

परारि (अव्य०) | पुवंतरे वत्सरे इत्यर्थे परभावः आदि च 
संवत्सरे | पूर्वतर वर्ष में, विगतवर्ष में, परियार साल । 

परायण दे० 'पर' (पर +अयन) के नीचे । 


( ५८० ) 


परावर्तः, परावृत्तिः [ परा+वृत्‌+घज्ण , क्तिन्‌ वा | 1. 
पीछे मुड़ना, वापसी, प्रत्यावर्तन 2. अदल-बदल, विनि- 
मय 3. पुनः प्राप्ति 4. (कानुन में) दण्ड या सजा 
की उलट-पलट । 

पराशरः [ परान्‌ आश्युणाति - शु4-अच्‌ ] एक प्रसिद्ध 
ऋषि का नाम जो व्यास के पिता तथा एक स्मृति- 
कार थे। 

परासम्‌ | परा-†-अस्‌ +घधव्म_ | रांगा, टीन । 

परासनम्‌ [ परा--अस्‌+-ल्युट्‌ | बव, हत्या । 

यरासु (वि०) | परागताः असवो यस्य प्रा० ब० स० | 
निजीव, मृतक, प्राक्‌ परासुद्विजात्मजः--रघु० १५। 
५६, ९।७८ | 

परास्त (भू० क० कृ०) [ परा+-अस्‌+-क्त ] 1. फेंका 
हुआ, डाला हुआ 2. निष्कासित, निकाला हुआ 3. 
अस्वीकृत 4. निराकृत, त्यक्त 5. हराया हुआ । 

पराहत (भू० क० कृ०) [ परा+-हन्‌न- क्त ] 1. पटका 
हुआ, पछाड़ा हुआ 2. पीछे हटाया हुआ, पीछे ढकेला 
हुआ, तम्‌ प्रहार, आघात । 


| 

परि (अब्य०) [पूथंइन | ( कभी-कभी बदलकर 'परी' | 
भी हो जाता है, जसे कि 'परिवाह' या 'परीवाह', | 
परिहास या परोहास' में) यह उपसर्ग के रूप में धातु , 


या संज्ञाओं से पूर्व लगकर निम्नांकित अर्थ प्रकट 
करता है 1. - (क) चारों ओर, इधर उधप, इदंगिद 
(ख) बहुत, अत्यन्त 2. पृथक्क्रणीय अव्यय (संबं० 


बोंध०) के रूप में निम्नांकित अर्थ हे (क) की ओर | 


की दिशा में, की तरफ, के सामने (कर्म० के साथ) 


वृक्षं परि विद्योतते विद्युत्‌ (ख) क्रमशः, अलग २ | 
करके (कर्म० के साथ) वृक्षं वृक्षं परि सिंचति, 'वह | 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को सीचता है! (ग) हिस्से : 
यदत्र ¦ 


में, भाग्य में (कर्म० के साथ) 
मां परि स्यात्‌ “जो मेरे भाग्य में बदा हो', लक्ष्मीहेंरि- 
परि~सिद्धा० (घ्र) से, में से (ङ) सिवाय, (अपा० 
के साथ) परि त्रिगर्तेभ्यो दृष्टो देयः-- या-- पर्यंनंतात्‌ 
त्रयस्तापाः-वोपञ (च) वोत जाने के बाद (छ) 
फलस्वरूप 3. क्रिया विशेषण उपसर्ग के रूप में संज्ञाओं 
से पूर्व लग कर, जब कि क्रिया से सीधा संबंध न हो, 
'बहुत' 'अति' अत्यधिक’ “अत्यन्त! आदि अर्थ प्रकट 
करता हुँ जैसा कि पर्यश्रु (आँसू ढरकना) में, इसी 
प्रकार परिचतुर्देश्‌ परिदौबेल्य 4. अव्ययीभाव 
समासों से पूर्वं परि” का निम्मांकित अर्थ होता हँ 


(क ) बिना, सिवाय, के बाहर, इसको छोड़ कर | 


जैसा कि परित्रिगर्त वृष्टो देवः--पा० १।१।१२, 
६।२।३३, पा० २।१।१० के अनुसार 'परि' अक्ष, 
शलाका या संख्या वाचक शब्द के पश्चात्‌ अव्ययीभाव 
समास के अन्त में प्रयुक्त होता है यदि पासा उलट 


जाने के कारण या दुर्भाग्यदश हार या पराजय हो 
जाय ( द्यूतव्यवहारे पराजये एवायं समासः )--उदा० 
अक्षपरि. शलाकापरि. एकपरि--तु० अक्षपरि (ख ) 
इद दिदै, चारों ओर, घिरा हुआ जैसा कि 'पयग्नि' 
में ( ज्वाला के बीच में ) 5. कर्मधारय समास के 
न्त में परि! का अर्थ है 'श्रान्त', कलात” ''उबा हुआ 
जसा कि “पर्य व्ययन == परिग्लानोऽध्ययनाय में । 

परिकथा [ प्रा० स० ] आश्यानप्रिय व्यक्ति के इतिवृत्त 
तथा उसके साहसिक कार्यो को बतलाने वाली रचना, 
` काल्पनिक कथा । 

परिकंपः [ प्रा० स० ] 1. भारी त्रास 2. प्रचंड कंपकंपी, 
या थरथराहट- महावी० २।२७। 

परिकरः [ प्रा स० ] 1. परिजन, अनुचर वर्ग, नौकर- 
चाकर, अनुयायिवर्ग 2. समुच्चय, संग्रह, समूह-रत्न० 
३।५ 3. आरंभ, उपक्रम भतृ० १६ 4. परिधि, 
कटिबंध, कटिवस्त्र-अहिपरिकरभाज:--शि० ४।६५, 
परिकरं बंध (कृ) कमर कसना, तैयार होना, किसी 
कार्य के लिए अपने आपको सज्जित करना-बध्नन्स- 
वेगं परिकरं--का० १७०, कृतपरिकरस्य भवादृशस्य 
त्रैलोक्यपपि न क्षमं परिपंथीभवितुम्‌-वेणी०३, गंगा० 
४७, अमरु० ९२ 5. सोफा 6. (सा० शा० मे०) 
एक अलंकार जिसके सार्थक विशेषणों का उपयोग 
होता हे--विशेषणेयत्साकूतैरक्तः परिकरस्तु सः 
काव्य» १०, उदार सुधांशुकलितोत्त॑सस्तापं हरतु बः 
शिवः--चन्द्रा ० ५।५९ 7. (नाट्य० में नाटक की वस्तु 
कथा में आने वाली घटनाओं का परोक्षसूचन, 'बीज' 
का मूलतत्त्व, दे० सा० द० ३४० 8. निर्णय । 

परिकतुं (पुं०) [ प्राश स० ] वह पुरोहित जो बड़े भाई 
के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई का विवाह संस्कार 
करता है--परिकर्ता याजकः--हारौत, तु० परिवेतू । 

परिकर्मन्‌ (पुं) [ परि+ कृ-मनिन्‌ | सेवक--नप्‌ं० 
--शरीर को चित्रित या सुगंधित करना, वैयक्तिक 
सजावट, अलंकृत करना, प्रसाधन--कृताचार परि- 
कर्माणम्‌--श° २ 2. पैरों में महावर लगाना-कु० 
४1१९ 3. सज्जा, तैयारी 4. पूजा, अर्चना 5. (योग० 
में) शुद्ध करना, पवित्रीकरण, मन को शुद्ध करने के 
साधन--शि० ४५५, (इसके ऊपर दे० मल्लि०) 
6. गणित की प्रक्रिया (इसके आठ भेद हैं) । 

| परिकर्षः,--कर्षणम्‌ | परि--कृष्‌-- घडा, ल्युट्‌ वा ] 
खींच कर बाहर निकालना, उखाड़ना । 

परिकल्कनम्‌ [ परिञ-कल्‌+-कञल्युट्‌ | धोखा, ठगी, 

॥ छल-कपट । 

परिकल्पनम्‌--ना [ परि-+कछप्‌ + ल्वृुट ] 1. निर्णय करना, 
स्थिर करना, फैसला करना, निर्घारण करना 2. 
उपाय निकालना, आविष्कार नरना, रूप वेमा, क्रभ- 


( ५८१ ) 


बद्ध करना--मुद्रा ० ७१५ 3. जुटाना, सम्पन्न करना 
4. वितरण करना । 

परिकांक्षितः [ परि +- कांक्ष+क्त | धर्म परायण साधु या 
सन्यासी, भक्त । 

परिकीर्ण (भू० क० कुऽ) [ परि कृ-क्त ] 1. फैलाया 
हुआ, प्रसृत, इधर उधर बखेरा हुआ 2. घिरा हुआ, 
भीड़भिड़क्का से युक्त, भरा हुआ-_शि० १६1१०, 
रघु० ८४५ | 

परिकूटम्‌ | प्रा० स० | अवरोघ,आइ, नगर के फाटक के 
सामने की खाई । 

परिकोपः [ परि--कुप्‌ + घडा, ] असह्य क्रोध, भीषणता । 


परिक्रमः [ परि+-क्रम्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. इधर उधर भ्रमण 
करना, इतस्ततः घूनना--कि० १०।२ 2. भ्रमण, 


घूमना, टहलना 3. प्रदक्षिणा करना 4. इच्छानुसार | 


टहलना 5. सिलसिला, क्रम 6. यथाक्रमा, उत्तरोत्तर 
7. घुसना । सम०--सहः बकरी । 

घरिक्रयः,-क्रमणम्‌ [ परि--क्रीय-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. 
मजदूरी, भाड़ा 2. मजदूरी पर काम में लगाना 3. 
मोल लेना, खरीद डालना 4. विनिमय, अदल-बदल 
5. रुपया देकर की गई संघि-- तु० हि० ४१२२ । 

परिक्रया [ परितः क्रिया प्रा. स० ] 1. बाड़ लगाना, 
चारों ओर खाई खोदना 2. घेरना 3. (नाट्य में) 
ऋतपरिकर (७) । 

परिक्लांत (भू० क० कृ०) [परि -=क्लम्‌ +क्त] थका 
हुआ, परिश्रांत, उकताया हुद्या । 

परिक्लेदः [परि +-क्लिद्‌ +पघज्म |गीलापन, नमी, आद्रता। 

परिक्लेशः [ परि +-क्लिश्‌+-घञ््‌ ] कठिनाई, थकावट, 
कष्ट । 

परिक्षयः [परि [-क्षि--अच्‌] 1. हास, वर्वादी, विनाश, 
परिक्षयोऽपि अधिकतरं रमणीय:--मृच्छ० १, किरण- 
द्व ४४६ 2. अन्तर्घान होना, समाप्त होना 
3. बर्बादी, नाश, असफलता--कि० १६1५७, मनु० 
९।५९ | 

परिक्षाम [ परि- क्ष +-क्त, मकारा देशः ] कृश, क्षीण, 
दुर्बल । 

परिक्षालनम्‌ [ परि+क्षल्‌ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. धोना, 
मांजना 2. धोने के लिए पानौ । 

परिक्षिप्त (भू०कण्कृ०) [परि~+-क्षिप्‌ +-क्त] 1. बखेरा 
हुआ, प्रसत 2. परिवेष्टित, घेरा हुआ--वेतसपरि- 
क्षिप्ते मंडपे -श० ३, कु० ६१३८ 3. खाई से घेरा 
हुआ 4. ऊपर से फेलाया हुआ, ऊपर डाला हुआ 
5. छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 

परिक्षीण (भू०क०क्ृ०) 
लुप्त, 2. ताव ह आ, ह्लासित 3. कृश, घिसा हुआ, 
थका हुआ 4. दरिद्र किया हुआ, सर्वथा बर्बाद किया 


[परि--क्षि--क्त] 1. अन्तहित, ¦ 


हुआ--भतृँ० २।४५ 5. खोया हुआ, नाश किया 
आ 6. कम किया हुआ, घटाया हुआ 7. (कानून 
में) दिवालिया । 

परिक्षीव (वि०)[परि-+क्षीव्‌+-क्त, तस्य लोपः} बिल्कुल 
नदो में चूर । 

परिक्षेपः [परि+ क्षिप्‌ +-धञ््‌] 1. इधर उधर घूमना, 
टहलना 2. बखेरना, फलाना 3. घेरना, परिवेष्टन, 
चारों ओर बहना 4. घेरे की सीमा, हद जिससे कोई 
चीज घेरी जाय - रघु० १२।६६। 

परिखा [परितः खन्यते- खन्‌ +-ड + टाप्‌] प्रतिकूप, खाई, 
नगर या किले के चारों ओर बनी नाली या खात-- 
रघु० १३०, १२।६६। 


परिखातम्‌ [परि--खन्‌ +क्त] 1. प्रतिकूप, खाई 2. लीक, 
खूड 3. चारों ओर से खोदना । 

परिखेदः [परितः खेदः प्रा० स०] थकावट, परिश्रान्ति, 
थकान-- कु० १।६०, ऋतु० १।२७। 

परिख्यातिः (स्त्री०) [परि+ ख्या + क्तिन्‌ | यश, प्रसिद्धि । 

परिगणनम्‌,-ना [परि--गण--ल्युट्‌] पूर्ण गिनती, सही 
वर्णन या हिसाब - श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशंतो 
बलाकाः-मेघ० (मल्लि० इसको क्षेपक समझते है) 

परिगत (भू०क०कृ०) [परि+ गम्‌-क्त] 1. घेरा हुआ, 
आवेष्टित, अहाता बनाया हुआ 2. प्रसृत, चारों ओर 
फैलाया हुआ 3. ज्ञात, समझा हुआ--रघु० ७।७१, 
परिगत परिगंतब्य एव भवान्‌ -- बेणी० ३, महावी० 
३।४७ 4. भरा हुआ, ढका हुआ, सम्पन्न (प्रायः 
समास में) शि० ९।२६ 5. हासिल, प्राप्त भरतृं० 
३।५२ 6. याद किया हुआ । 

परिगलित (भू०क०कृ०) [परि--गल्‌ --क्त] 1. डूबा 
हुआ 2. उथला हुआ 3. लुप्त 4. पिघला हुआ 
5. बहता हुआ । 

परिगर्हणम्‌ [परि--गहे --ल्यूट] भारी कलङ्क । 

परिगूढ (भू०क०क्ृ०) [परि-+गुह्‌ +क्त] 1. बिल्कुल 
गुप्त 2. अबोध्य, जो समझने में अत्यंत कठिन हो । 

परिगृहोत्‌ (भू०क०क्ृ०) [परि+ ग्रह्‌ क्त] 1. अप- 
नाया हुआ, पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2. आछि- 
गन किया हुआ, घेरा हुआ 3. स्वीकार किया हुआ, 
लिया हुआ, प्राप्त किया हुआ 4. हामी भरा हुआ, 
स्वीकृत किया हुआ, माना हुआ 5. संरक्षण दिया 
हुआ, अनुग्रह किया हुआ 6. अनुसरण किया हुआ, 
आज्ञा माना हुआ 7. विरोध किया हुआ--दे० परि- 
पूर्वक ग्रह्‌ ' । 50 2330 

परिगृह्या [परि-:-ग्रहू + क्यप्‌--टाप्‌] न 

परिगहः [फरि+-ग्रह्‌ +घव्म_] 1. पकड़नो) थामा, 2 
ग्रहण करना, आसनरज्जू परिग्रहे-< बः ९/४%, 
शंका परिग्रहः--मुद्रा० १, शंका करना “ॐ भ्ेरना, 


( ५८२ ) 


बन्द करना, चारों ओर से घेरा डालना, बाड़ बनाना 
3. पहनना, (वेषभूषा की भांति) लपेटना - मौलि- 
परिग्रहः---रघु० १८1३८ 4. धारण करदा, लेना-- 
मानपरियग्रह:---अमरु ९२, विवाहलक्ष्मी उत्तर० ४ 
2. प्राप्त करना, लेना, स्वीकार करना, अंगीगार 
करना---भौमो मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्‌-रघु० १३। 
३६, अध्यंपरिग्रहांते--७०, १२१६, कु० ६५२, 
विद्यार्पारग्रहाय --मा० १, इसी प्रकार--आसनपरि- 
ग्रहं करोतु देव:--उत्तर० ३, 'आसन-ग्रहण कीजिए 
महाराजाधिराज 6. वैभव, संपत्ति, सामान-- त्यक्तः 
सर्वपरिग्रह:--भग ० ४।२१, रघु० १५५५, विक्रम? 
४२६ 7. आवाह, विवाह नवे दारपरिग्रहे-- 
उत्तर० १।१९,--मा० ५1२७, श० १२२ 8. पत्नी, 
रानी ---प्रयत्तपरिग्रहद्वितीयः--रघु० १।९५, ९२, 
९।१४, ११।३३, १६८, श० ५।२७, ३०, परिग्रह 
बहुत्वेऽपि 
अनुग्रह करना-- उत्तर? ७।११, मालवि० ११३ 
10. अनुचर, अनृसेवी, नौकर-चाकर, परिजन, सेवक 
समूह 11. गृहस्थ, परिवार, परिवार के सदस्य 
12. राजा का अन्तःपुर, रनिवास 13. जड, मूल 


14. सूयं या चन्द्रमा का ग्रहण 15. शपथ 12. सेना | 


का पिछला भाग 17. विष्णु का नाम 18. संक्षेप, 
उपसंहार । 

परिग्रहीतृ (पु०) [परि+-गत्‌¬-तुच्‌] पति--श० ४।२२। 

परिक्लान (भू० क० कृ०) [परि+-ग्लै ]-क्त] 1. शिथिल, 
थका हुआ 2. विमुख, पराङमुख । 

परिघ: [परि हन्‌ +-अप्‌, घादेश:] 1. लोहे की छड़ या 
लकड़ी का मूसल जो द्वार को बंद रखने के लिए 
प्रयुक्त की जाय, अर्गला--एकः कृत्स्नां नगरपरिघ 
प्रांुवाहुर्भूनक्ति--श० २1१५, रघु० १६८४, शि० 


_ड० ३।२१ 9. अपने रक्षण में लेना, | 


३२, मालबि० ५२ 2. (अतः) रोक, अवरोध, ¦ 
विघ्न, वाबा----भार्गवस्य सुक्कतोउपि सो$भवत्स्वर्गमार्ग- ` 
परिघो दुरत्ययः--रघु० ११८८ 3. छोहे की स्याम , 


लगी हुई छाठो, मुद्गर जिसमें लोहे की स्याम जड़ 
दो गई हो रघु० १२।७३ 4. लोहे की गदा 5. जल- 
पात्र, घड़ा 6. शीशे की झारी 7. घर 8. मारना, 
नष्ट करना 9. प्रहार करता--आघात या थप्पड़ । 

परिघट्टनम्‌ [परि+घट्ट-+-ल्युद्‌ | घोटता, कड़छी चलाना । 

परिघातः, -घातनम्‌ [परि-+हन्‌+णिच्‌ घञा, नस्य तः, 
ल्यूट्वा] 1. मारता, प्रहार करना, हटाना, छुटकारा 
पाना 2. मुद्गर, मोटे सिरे की छड़ी ! 

परिघोबः [परि 1-घुब्‌ +-घञ्ञ्‌! 1. कोछाहल 2. अनुचित 
भाषण 3. गर्जन । 

परिचतुर्देशन्‌ (वि०) [प्रा० स०] पूरे चौदह्‌ । 

परिचयः |परिस-चि--अप्‌] 1. ढेर लगाना, एकत्र करना 


2. जान पहचान, परिचिति, घनिष्ठता, सरकारी 
संरक्षण--पुरुषपरिचयेन--मूच्छ० १।५६, अतिपरि- 
चयादवज्ञा 'अतिपरिचय से होता है, अरुचि अनादर 
भाय' परिचयं चललक्ष्यनिपातेन--रधु० ९१४९, 
सकलकलापरिचयः--का० ७६ 3. जांच, अध्ययन, 
अभ्यास, मुहुर्महु-- आवृत्ति, हेतुपरिचयस्थयें वक्तुर्गुण- 
निकैव सा... शि० २।७५, १११५, वर्णपरिचयं करोति 
---श० ५ 5. ज्ञान--महावीर ५१० 5. पहचान, 
--मेघ० ९। 

परिचरः [परि--चर्‌-अच्‌ | 1. सेवक, अनुचर, टहलूआ 
2. शरीर रक्षक 3. रक्षक, पहरेदार 5. श्रद्धांजलि, 
सेवा । 

परिचरणः [परि--चर्‌-ल्युट्‌] सेवक, टहलुवा, सहायक, 
---णम्‌ 1. सेवा, टहल 2. इधर उधर जाना। 

परिचर्या [परि--चर्‌+क्यप्‌--टापू) 1. सेवा, टहल 
--रघु० १९१, भग० १८४४ 2. अर्चना, पूजा 
--शि० १1१७ | 

परिचाय्यः [परि--चि-:- ण्यत्‌] यज्ञाग्नि (कुण्ड में स्था- 
पित) । 

वरिचारः [परि+ चर्‌+-घञा] 1. सेवा, टहल 2. सेवक 
3. टहलने का स्थान । 

परिचारकः, परिचारिकः [परि-+-चर्‌+पण्वुलू, परिचार 
--ठन्‌] सेवक, टहलूवा । 

परिचित (भू० क० कृ०) [परि--चिञ-क्त] 1. ढेर 
लगाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ 2. जानकार, 
घनिष्ठ, जान पहचान का 3. सीखा गथा, अभ्यस्त । 


परिचितिः (स्त्री०) {[परिञ-चिञ-क्तिन्‌] जान पहचान, 
परिचय, घनिष्टता । 

परिच्छद्‌ (स्त्रीश) [परि+-छद्‌ --क्विप्‌ | 1. परिजन, 
अनुचरवर्ग 2. साज-सामात । 

परिच्छदः [परि+ छर्‌-णिच्‌न-घ] 1. आवरण, चादर, 
पोशाक 2. वस्त्र, वेशभूषा-शाखावसक्तकमनीय 
परिच्छदानाम्‌--कि० ७१४० 3. नौकरचाकर, परिजन, 
टहलुए, आश्रितमंडली--रघु० ९७० 4. साज- 
सामान, (छत्र, चामर आदि) ऊपरी सामान-सेना 
परिच्छदस्तस्य--रघु० १११७ 5. सामान, असबाब, 
व्यक्तिगत सामान, निजी चीजे व सामान (बर्तेनभाडे, 
तथा अन्य उपकरण आदि) - विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रा- 
त्सद्रव्यः सपरिच्छद:---मनु ० ९।२४१, ७1४०, ८1४०५, 
९।७८, ११1७६ 6. यात्रा का आवश्यक सामान । 

परिच्छंदः [परि-{-छन्द्‌-}-क | नौकर-चाकर, परिजन । 

परिच्छन्न (भू० क० कृ०) [परिन छद्‌नेक्त] 1. वेष्टित, 
ढका हुआ, वस्त्राच्छादित, जिसने वस्त्र पहने हुए हों 
2. ऊपर फैलाया हुआ, या बिछाया हुआ 3. घिरा 
हुआ (परिजनों से) 4. छिपा हुआ । 


( ५८३ ) 


यरिच्छित्तिः (स्त्री) [परि-+छिद्‌--कित्‌] 1. यथार्थं 
परिभाषा, सीमित करना 2. विभाजन, अलग अलग 
करना । 

परिच्छिन्न (भू० क० कृ०) [परिञ-छिद्‌ +क्त] 1 
काटा हुआ, विभक्त 2. यथार्थ परिभाषा से युक्त, 
निर्धारित, निइचयीकृत, कु० २।५८ 3. सीमित, 
सीमाबद्ध, परिसीमित -दे० परिपूर्वक 'छिद्‌ 

परिच्छेदः [परि-छिद्‌+-घञ्ञ्‌] 1. काटना, वियुक्‍त 
करना, विभक्त करना, (उचित और अनुचित में) 
विवेचन 2. यथार्थ परिभाषा, फंसला, यथार्थ निर्धारण 
निश्‍चय करना- परिच्छेदव्यक्तिर्भवति न पुरस्थेऽपि 
विषये--मा० १।३१, परिच्छेदातीतः सकलवचनानाम- 
व्रिषय:-- १।३०, सब प्रकार की परिभाषा और 
निर्धारण से श्रेष्ठतर होना-_इत्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छे- 
दाकुलं मे मन:--श० ५।९ 3. विवेक, निर्णय, सूक्ष्म- 
दृष्टि---परिच्छेदो हि पांडित्यं यदापन्ना विपत्तय 
अपरिच्छेदकर्तृणां विपदः स्यु: पदे पदे-- हि० ११४ 
कि पांडित्यं परिच्छेदः--१।४७ 4. सीमा, हृद, सीमा 
स्थिर करना, हदबन्दी--अलमलं परिच्छेदेन --मा- 
लवि० २ 5. अनुभाग या पुस्तक का कांड ('अनु- 
भाग के अन्य नामों के लिए दे० अध्याय! के 
अन्तर्गत) । 

परिच्छेद्य (वि०) [ परि+ छिद्‌ +-ण्यत्‌ | 1. यथार्थरूप से 
परिभाषा के योग्य, परिभाषणीय, मनु० ४।९, रघ० 
१०।२८ 2. तोळने या अनुमान लगाने के योग्य । 

परिजनः [ प्रा० स० ] 1. सदा साथ रहने वाले नौकर- 
चाकर, अनुयायिवर्ग, अनुचरवर्ग--परिजनो राजा- 
नमभित: स्थितः—मालवि० १ 2. अरदली लोग, 
सेवकसमू हु, सेविकाओं का समूह, बांदियाँ, दासियाँ-- 
रघु० १९1२३ 3. सेवक, दास । 

परिजल्पितम्‌ | परि--जल्प्‌+-क्त ] (नौकर या सेवक का) 
गुप्त संकेत जिससे अपनी. कुशलता श्रेष्ठता तथा 
स्वामी की क्रूरता एवं शठता तथा और दूसरे इसी 
प्रकार के दोष प्रकट हों; उज्ज्त्रलनीलमणि इस प्रकार 
परिभाषा बताते हैँ-प्रभोनिर्दयताशाठयचापलाद्युप- 
पादनात्‌, स्वविचक्षणताव्यक्तिर्भग्या स्यात्परिजल्पि- 
तम्‌ । (विल्सन के अनुसार अपने प्रिय से उपेक्षित 
किसी रमणी के द्वारा प्रयुक्त गुप्त झिइ़कियाँ ही 
'परिजल्पित' हूँ) 


परिज्ञप्तिः [ परि-ज्ञप्‌+-क्तिन्‌ | 1. 
2. पहचान । 

परिज्ञानम्‌ [परि+-ज्ञान-ल्युट्‌] पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी ! 

परिडीनम्‌ | परि--डी +-क्त | पक्षियों का गोल बना कर 
उइना या पक्षियों के योल की उड़ान--दे० डीन । 

परिणत (भू० क० क०) [ परि+-नम्‌-क्त ] 1. झुका 


संलाप, संवाद 


हुआ, विनत, ढलता हुआ--मेघ० २ 2. (आयु में) 
ढळता हुआ--परिणते वयसि--क्रा० ३५,६२, 

६३ 3. पक्का, परिपक्व, पका हुआ, पूर्णविकसित-- 
शब्दत्रह्मविदः कवेः परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ उत्तर» 
७1२१, मेघ० २३-परिणतमकरंदमामिकास्ते-भामि० 
११८, शि० ११।४९ 4. पूर्णरूप से बढ़ा हुआ, प्रौढ़ 
पुर्णविकसित --परिणतशरच्चंद्रकिरणैः--भतृं ० ३।४९, 
मेघ० १०० 5. (भोजन आदि) पचा हुआ 
6. रूपान्तरित या परिवर्तित (करण० के साथ) 
विक्रम० ४।२८ 7. समाप्त, पर्यवसित, अवसायी, 
अनेन समयेन परिणतो दिवसः--का० ४७ 8. (सूर्य 
आदि) अस्त,--तः अपने दांत से प्रहार करने के लिए 
झुका हुआ या पार्श्वावात देने वाला हाथी (तिदंग्दंत- 
प्रहारश्च गजः परिणतो मतः--हला०) शि० २।२९, 
कि० ६।७। 

परिणतिः (स्त्री) [ परि+नम्‌-+-कितन्‌ | 1. झुकना, 
ढलना, नत होना 2. पककापन, परिपक्वता, विकास-- 
महावी० २।१४ 3. परिवर्तन, रूपान्तरण, कायापलट 
4. पूर्णता 5. नतीजा, परिणाम, फल--परिणतिर- 
वधार्या यत्नतः पंडितेन--भतृँ० २।९४, १।२०,३।१७, 
महावी० ६1२८ 6. अन्त, उपसंहार समाप्ति, अव- 
सान--परिणतिरमणीयाः प्रीतयस्त्वद्विबानां मा० ६। 
७,१६, शि० ११।१ 7. जोवन की अन्तिम झांकी, 
बुढ़ापा-_सेवाकारा परिणतिरभूत--विक्रम० ३।१, 
अभवद्गतः परिणति शिथिलः परिमंदसूर्यनयनो दिवस 
+शि० ९।३, (यहाँ प° का अर्थ हुँ अन्त था 
उपसंहार' भी) 8. (भोजन का) पचना । 

परिणद्ध (भू० क० कृ०) [ परिन-नह्‌ +क्त ] 1. वेधा 
हुआ, लिपटा हुआ 2. विस्तृत, विशाल--परिणद्ध- 
कंघरः--रघु० ३३४ । 

परिणयः,-णयनम्‌ [ परि +-नी +-अप्‌, ल्युट्‌ बा ] विवाह 
नवपरिणया वधूः शयने--काव्प० १०। 

परिणहनम्‌ [ परि-नह्‌ +-ल्युट्‌ ] कमर कसना, कमर पर 
कपड़ा लपेटना । 

परि (री) णामः [ परि+-नम्‌+-घञ्ञ्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीः) 1. बदलना, परिवर्तन, रूपान्तरण 2. पाचन- 
अन्नं न सम्यक्‌ परिणाममेति--सुश्रुत, भुक्तस्य परि- 
णामहेतुरौद्यम्‌--तर्क० 3. नतीजा, निष्पत्ति, फल, 
प्रभाव--अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः 
हि० २1१३५, मृच्छ० ३।१, परिणामसुखे गरीयसि 
वचसि औषधे--कि० २।४, भग० १८।३७, ३८ 
4. पकना, परिपक्वता, पूर्णविकास--उपतिशस्यं परि- 
णामरम्यताम्‌--कि० ४२२, फछभरपरिणामश्याम- 
जंबू *“उत्तर० २२०, मा० ९।२४ 5. अन्त, समाप्ति, 
उपसंहार, अवसान, ह्ास--दिवसाः परिणामरमणीयाः 


( ५८४ ) 


“ एग० १।३, वयः परिणामपांडुरशिरसं--का० १५, 
परिमाणमुर्पेति दिवसः-का० २५४, 'दिन समाप्त 
होने वाला हूँ' 6. बुढ़ापा--परिणामे हि दिलोप- 
वंशजाः--रघु० ८1११ 7. (समय का) बीतना 
8. (अलं० शा० में) रूपक से मिलता जुलता एक 
अलंकार जिसमें उपमेय के गुण उपमान में परिवर्तित 
कर दिये जाते है (चन्द्रालोक में दी गई परिभाषा 
और उदाहरण-परिणामः क्रियार्थश्चेद्रिषयी विषया- 
त्मना, प्रसन्मेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा--५।१८, 
दे० रसगंगाधर में 'परिणाम' के नीचे)! सम० 
--इश्चिन्‌ (वि०) बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी, - दृष्टि (वि०) 
बुद्धिमान्‌ ( - ष्टि:--स्त्री०) बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, 
- पथ्य (वि०) जिसका फल स्वास्थ्यप्रद हो शूलम्‌ 
पीडायूक्त अजीर्ण या मन्दाग्नि, उदरपीडा, पीड़ा के 
साथ उदरवायु, बायगोले का दर्द । 

परि (री) णायः [ परि+-नी¬-घञ््‌ पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः ] 1. शतरंज की गोट का चलाना 2. (शतरंज 
की) चाल । 

परिणायकः [ परि+-नी-+ण्वुलू ] 1. नेता 2. पति 
-शि० ९७३ । 

परि (रो) णाहः [ परि+नह+-घञ्ञ्‌, पघे उपसर्गस्य 
दीघं: ] 1. परिधि, वृत्त, विस्तार, फैलाव, चौड़ाई, 
अर्ज -स्तनयुगपरिणाहाच्छादिना वल्कलेन--श० १) 
१९, स्तनर्पारणाह विलासवेजयंती - मा० ३। १५, 
विशाल वक्षःस्थल,--ककुदे वृषस्थ कृतबाहुमकृश 
परिणाह शालिनी --कि० १२।२०, मृच्छ० ३।९, 
रत्न० २1१३, महावी० ७।२४ 2. वृत्त की परिधि । 


परिणाहबत्‌ (वि०) [ परिणाह मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] 
विशाल, बड़ा, विस्तृत । 

परिणाहिन्‌ (वि०) [ परिणाह+-इनि ] विशाल, बड़ा 
कु १२६। 

परिणिसक (वि०) परि--निस्‌--ण्वुल्‌ ] स्वाद चखने 
वाला, खाने वाला-पलानां परिणिसक:--भट्टि० ९। 
१०६ 2. चुम्बन । 

परिणिष्टा [ परि-|-निष्ठा प्रा० स० ] पूरा कौशल । 

परिणीत (भू० क० कृ०) [ परि--नी--क्त ) विवाहित 
ता विवाहित स्त्री । 

परिणेतृ (पृं) [ परि+नी+-तृच्‌ ] पति--श० ५1१७, 
रघु० १२५, १४२६, कु० ७।३१। 

परितर्पंणम्‌ [ परि--तृप्‌+ल्युट्‌ ] तृप्त करना, सन्तुष्ट 
करना । 

परितस्‌ (अव्य०) [ परि+-तस्‌ ] (संज्ञा के साथ प्रायः 
कर्म ० में, कभी-कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग) 1. इद गिदं, 
सब ओर, घुमा फिराकर, सब दिशाओं में, सर्वत्र, 
चारों ओर--रक्षांसि वेदि परितो निरास्थत्‌ ---भट्रि० 


११२, शि० ५।२६, ९१३६, कि० १।१४, गाहित- 
मखिलं गहनं परितो दुष्टाश्च विटपिनः सर्वे .. भामि० 
१।२१, २९ 2. की ओर, की दिशा में - आपेदिरे$ब- 
रपथं परितः पतंगाः - भामि० १1१७, रघु० ९।६६। 

परितापः [ परि--तप्‌ त-घडा ] 1. अत्यंत या झुलसा 
देने वाली गर्मी-- (पादपः) शमयति परितापं छायया 
संश्रितानाम्‌ -श° ५।७ गुरुपरितापानि गात्राणि 
"णा र१८, ऋटुण १।२२ 2. पीड़ा, वेदना, व्यथा. 
शोक-- प्रसक्ते निर्वाणे हृदयपरितापं वहसि किम्‌ 
--माळवि० ३।१ 3. विलाप, मातम, शोक--विरः 
चितविविधविलापं सा परितापं चकारोच्चैः--गीत० 
७ 4. कांपना, भय । 

परितुष्ट (भू० क० कु०) [ परिJ-तुष्‌+-क्त ] 1. पूर्ण 
रूप से संतुष्ट-वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्न्व च 
लक्ष्म्या --भतू ० ३।५०, इसी प्रकार--मनसि च परि- 
तुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः--भतृं० ३1५० 2. प्रसन्न, 
खुश। 

परितुष्टिः (स्त्री०) [ परि+-तुप्‌+-क्तिन्‌ ] 1. संतृप्त; 
पुर्ण संतोष 2. खुशी, हषं । 

परितोषः [ परि+-तुष्‌ 4- घञ्ज्‌ ] 1. सन्तोष, इच्छा का 
अभाव (विप० लोभ) - सव इह परितोषो नि.वशेषो 
विशेषः -भर्तु० ३।५० 2. पूर्ण संतोष, तृप्ति--आप- 
रितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ शे० 
१।२ 3. प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, पसन्दगी (अधि० के 
साथ) कु० ६1५९, रघु० ११।९२, गुणिनि परितोषः । 

परितोषण (वि०) [ परि-तृष्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌ ] संतुष्ट 
करने वाला, तृप्त करने वाला, -णम्‌ संतुष्ट करना । 

परित्यक्त (भू० क० कृ०) [ परि+-त्यज्‌+-क्त ] 1. 
छोड़ा हुआ, उत्सृष्ट, सर्वथा त्यागा हुआ 2. वञ्चित, 
रहित (करण० के साथ) 3. (तीर आदि) छोड़ा 
हुआ 4. अभावग्रस्त । 

परित्यागः [ परि+-त्यज्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. छोड़ना, उत्सर्ग 
करना, सर्वथा त्यागना, छोड़कर भाग जाना, (पत्नी 
आदि का) सम्बन्ध विच्छेद - अपरित्यागमयाचदात्मनः 
--रस० १२, कृतसीतापरित्यागः-१५।१ 2. छोड़ देना, 
त्यागना, फेंक देना, विरक्त होना, गही छोड़ देना, 
-"स्वनाम परित्यागं करोमि पंच० १, “मैं अपना 
नाम छोड दूंगा'---मनु० २।२५ 3. अवहेलना, भूल- 

मोहात्तस्य (कमणः) परित्यागस्तामसः परिकी- 

तः -भग० १८७ 4. वदान्यता, उदारता 5. 
हानि, कंगाली । 

परित्राणम्‌ [ पपि--त्रेस-ल्यूट्‌ ] संधारण, संरक्षण, बचाना 
प्रतिरक्षा, मूक्ति, छुटकारा--परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ --भग० ४।८, रामापरित्राण 
विहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार--रघु० ५।४९ | 


( ५८५ ) 


परित्रासः [ परि--त्रस्‌1-घत्म_] त्रास, भय, डर । 

परिदंशित (वि०) [ परि--दंशू--क्त ] कवच से ढका 
हुआ, आपादमस्तक शस्त्रों से सुसज्जित (पूर्णतया 
जिरहबख्तर से युक्‍त) । 

परिदानम्‌ [ परि--दा-+ल्यूट्‌ | 1. विनिमय, अदला- 
बदली 2. भक्ति 3. धरोहर का वापिस मिलना । 

परिदायिन्‌ (१०) [ परि--दा--णिनि] वह पिता जो 
अपनी पुत्री का विवाह दते दु रुष से करता हे जिसका 
बडा भाई अभी तक अविवाहित हे--तु० 'परिवेत्त' । 

परि (री) दाहः [ परि+ दह -+-घञ्ग्‌, पक्षे उपसगस्य 
दीघं: | 1. जलन 2. व्यथा, पीड़ा, दुःख, शोक । 

परिदेवः [ परि+-दिव्‌ञ-घञ्ञा | शोक मनाना, मातम, 
विलाप । 

परिदेवनम्‌,--ता, परिदेवितम्‌ [ परि+ दिव्‌+ल्य्‌ट्‌, 
परि--दिव्‌--क्त] 1. विलाप, विळखना, रोना-घोना- 
अथ तै: परिदेविताक्षरेः--कु० ४1२५, रघु ० १४।८३, 
भग० २।२८, तत्र का परिदेवना--याज्ञ० ३।९, हि० 
४।६१ 2. पश्चात्ताप, खेद । 

परिदेवन (वि०) [ परि+ दिव्‌ +ल्युट्‌ | .. शोकसंतप्त, 
खेदजनक, दुःखी । 

परिद्रष्ट्र (पु०) [ परि+-दृश्‌+-तृच्‌ ] तमाशबीन, दर्शक । 

परिधषंणम्‌ [ परि+-घृष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. हमला, आक्रमण) 


बलात्कार 2. अपमान, निरादर, तिरस्कार 3. दुव्यंव- । 


हार, रूखा व्यवहार । 
परि (री) आनम्‌ [ परि+घा+ल्युट्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीघं: ] 1. कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना 2. पोशाक, 


अधोवस्त्र, कपड़े -- आत्तचित्रपरिधानविभूषाः -- कि० | 


९।१, शि० १५१, ६१, ४६१ । 

परिधानीयम्‌ [ परि-{-धाञ-अनीयर ] अधोवस्त्र, नाभि 
से नौचे का पहरावा । 

परिधायः [ परि +धा-- धरा ] 1. नौकर-चाकर, अनुचर 
टहलूए 2. आधार, आशथ 3. नितंब, चूतड़ । 


परिधिः [ परि+धा-+कि ] 1. दीवार, मेंड़, बाड़, घेरा 


2. स्य या चन्द्रमा का परिवेश - परिधेर्मुक्त इवोष्ण- | 
दीधितिः-- रघु ० ८।३०, शशिपरिधिरिवोच्चेमं डलस्तेन | 


तेने--नै० २।१०८ 3. प्रकाशमंडल 4. क्षितिज 
5. परिधि या वृत्त 6. वृत्त की परिधि 7. पहिये का 
घेरा 8. ('पलाश' आदि पवित्र वृक्षकी) समिधा या 
लकड़ी जो यज्ञकुण्ड के चारों ओर रक्खी रहती हैं - 
सप्तास्यासन्‌ परिधयः त्रि: सप्तः समिधः कृताः-ऋक्‌ 
१०।९०।१५। सम० --पतिखेचरः शिव का विशेषण 
---स्थः 1. चौकीदार 2. किसी राजा या सेनापति का 
सहायक अधिकारी) । 

परिधूपित (वि०) [ परि~-धूप-_क्त ] घूप द्वारा सुवासित 
या सुगंधित किया हुआ । 

७४ 


परिधूसर (वि०) [ परितः सर्वतो भावेन धूसरः-प्रा० स० | 
बिल्कुल भूरा--वसने परिधूसरे वसाना--श० ७।२१, 
रघु० ११६० । 

परिधेयम्‌ [ परि--धा--यत्‌ ] अधोवस्त्र, नीचे पहनने का 
कपड़ा । 

परिष्वंसः [ परि--घ्वंस्‌ - घडा ] 1. दुःख, विनाश, बर- 
बादी, कष्ट 2. असफलता, विध्वंस, संहार 4. जाति- 
च्यृति । 

परिध्वंसिन्‌ (वि०) [ परि+ध्वंस्‌ञणिनि ] 1. गिर कर 
अलग होने वाला 2. बर्बाद होने वाला, नष्ट हो जाने 
वाला--हि० २।१३४ । 

षरिनिर्वाण (वि०) [प्रा० स० ] विल्कुल बुझा हुआ, 
--णम्‌ (भ्यक्ति की) अन्तिम विलूप्ति, परिमृति । 

परिनिवुंत्तिः (स्त्री) [परि+निर ¬+-वृत्‌+-क्तिन्‌ | 
आत्मा की शरीर से पूर्णमुक्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा, 
पूर्ण मोक्ष । 

परिनिष्ठा [ प्रा० स० ] 1. (किसी वस्तु का) पूरा ज्ञान 
या परिचय, 2. पूर्ण निष्पत्ति 3. चरम सीमा ! 

परिनिष्ठित (भू? क० क०) ] परित-नि+-स्था- क्त ] 
1. पूर्णं कुशल 2. सुनिश्चित--अपरिनिष्ठितस्योपदेश- 
स्यात्याच्यं प्रकाशनम्‌---प्रालवि० १ । 

परिपक्व (भू० क० कु०) | परि+-पच्‌+-क्त ] 1. पूरी 
तरह पका हुआ, 2. भलीमाँति सेका हुआ, 3. ja र 
पक्का, प्रौढ, सिद्ध, पूर्णता को प्राप्त (आलं० भी) 
--प्रफुल्ललो प्र: परिपक्वशालिः--ऋतु० ४।१, इसी 
प्रकार--परिपक्वबुद्धिः 4. सुसर्वाधत, समझदार, 
काइयाँ 5. पूरी तरह पचा हुआ 6. मुझाने वाला, 
मृत्यु के निकट । 


परिपणं (नम्‌) [परि-+ पण्‌+घ प्रा०्स०] पूंजी, मूल- 
घन, वारदाना । 

परिपणनन्‌ [ परि--पण्‌--ल्युट्‌ ] वादा करना, प्रतिज्ञा 
करना । 

परिपणित (भू०क०्कृ०) [परि+-पण्‌+-क्त] वादा किया 
हुआ, वचन दिया हुआ, प्रतिज्ञा को हुई- शि० ७।९। 

परिषंथकः परिग-पन्थ्‌--ण्वुल्‌] शत्रु, विरोधी, दुश्मन । 

परिपंथिन्‌ (वि०) [ परि--पंथ्‌--णिनि ] रास्ता रोकने 
वाला, रोड़ा अटकाने वाला, विरोध करने वाला, 
विध्न डालने वाला (पाणिनि के मतानुसार केवल 
वेद में मान्य, परन्तु तु० नीचे दिए हुए उद्धरणों से)- 
अर्थपरिपंथी महानराति:--मुद्रा० ५, नाभविष्यमहं 
तत्र यदि तत्परिपंथिनी . मा० ९।५०, इसी प्रकार 
भामि० १।६२, भग० ३।३४, मनु० ७।१०८, ११० 
(पुं०) रिपु, शत्रु, प्रतिद्वन्दी, दुश्मन 2. लुटेरा, चोर 
डाकू । 

परि (री) पाकः [ परि+पच्‌+-घञ््‌, पक्षे उपसर्गस्य 


( ५८६ ) 


दीर्घः | 1. पुरी तरह से पकाया जाना या संवारा | 
जाना 2. पचना, जेसा कि 'अन्नपरिपाक' में 3. पक | 


जाना, परिपक्वन, विकास, पूर्णता -शि० ४।४८, कु० 
६1१० 4. फल, नतीजा, परिणाम - प्रपन्नानां मूतः 


सुकृतपरिपाको जनिमताम्‌ --महावी० ७।३१, भर्ते० | 


२:१३, ३।१३५ 5. चतुराई, दूरदशितर, कुशलता । 

परिपाटल (वि०) [प्रा०्स०] पीला लाल--रघु० १९। 
१०, शिशु १३।४२। 

परिपाटिः,-टी (स्त्री०) [परि भागेन पाटि: पाटनं गतिः 
यस्या -- प्रा०्ब०्स०, परिपाटिञ-डीष्‌] 1. प्रणाली, 
रीति, प्रक्रम पाटीर तव पटीयान्कः परिपाटीमिमा- 
मुरीकतृँम्‌ - भामि० १।१२, कदंबानां वाटी रसिक 
परिपाटीं स्फुटयति--हुंस० २४ 2. व्यवस्था, क्रम, 
उत्तराधिकार । 

परिपाठ: [प्रा०्स०] परिगणना, पूर्ण निर्देशन, पूरा विवरण! 

परिपाइवे (वि०) [अत्या०स०] निकट, पार्श्व में, पास, 
नजदीक ही ! 

परिपालनम्‌ पिरि+-पल्‌--णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. भली-भांति 
पाळना, रक्षा करना, संधारण करना, संभाले रखना, 
जीवित रखना--क्लिइनातिलब्धपरिपालनवृत्तिरेव- - 
श० ५।६ 2. भरण पोषण, संवर्धन--जातस्य परिः 
पाळनम्‌--मनु० ९।२७। 

परिपिष्टकम्‌ [परि+ पिष्‌ +-क्त-कन्‌] सीसा । 

परिपीडनम्‌ [परि+-पीड्‌ ल्युट्‌] 1. निचोइना, भींचना 
3. क्षति पहुँचाना, चोट लगाना, नुकसान पहुँचाना । 

परिपुटनम्‌ [परि+-पुद्‌+-ल्यूट्‌] 1. हटाकर अलग करना 
2. बल्कल या छाल उतारना । 

परिपूजनम्‌, परिपूजा [परि]. पूज्‌ ञ-ल्यूद्‌, प्रा०्स०] सम्मान 
करना, पुजा करना, अर्चना करना ! 


परिपूत (भू०कथ्कृ०) [परि--पू+-क्त] 1. विशुद्ध किया 
गया, विशुद्ध . -उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनांतर: 
उत्तर० १।१३, शि० २।१६ 2. पूरी तरह फटका 
हुआ, पिछोड़ा हुआ, भूसी से पृथक्‌ किया हुआ । 

परिपुणम्‌ [ परि+- पूर-+ल्युट्‌ ] 1. भरना--शि० ४६१ 
2. पुर्णता को पहुँचाना, पूरा करना । 

परिपूर्ण (भू०कन्क्ृ०) [परि+ इर॒न॑क्त] 1. पुरी तरह 
भरा हुआ,--इंढुः पूरा चाँद, समस्त, सारा, भली 
भाति भरा हुआ 2. स्वसंतुष्ट, संतृप्त । 

परिषूतिः (स्त्री०) [परि--पुर्‌ + क्तिन्‌ | पूर्णता, पर्याप्तता । 

परिपृच्छा [परि --प्रच्छ्‌ -- अङ-{- टापू] पूछ-ताछ, प्रश्‍न । 

परिपेलव (वि०) [प्रा*्स०] अति कोमल, सूक्ष्म, अत्यन्त 

1 


मृदु 

परिगोटः, -पोरकः पिरि+-पूट+-घञ्ञ्‌ 
(आयु० में) एक प्रकार कर्ण रोग 
की खाल गलने लगती है )। 


परिपोट--कन्‌] 
(जिसमें कान 


! 


परिपोषणम्‌ | परि+-पुष्‌+-ल्युट्‌ ] 1. खिलाना-पिलाना, 
भरण-पोषण 2. आगे बढ़ाना, उन्नति करना । 

परिप्रइनः | प्राञ्स० ] पूछताछ, प्रइनवाचकता, सवाल, 
कतरकतमौ जाति परिप्रश्‍ने-पा० २।१।६३, ३।३।११० 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया---भग० ४।३४ । 

परिप्राप्तिः (स्त्री०) [प्रा० स०] अधिग्रहण, उपलब्धि । 


| परिप्रेष्यः [प्रा०स०] सेवक । 


परिप्लव (विष) { परि+प्लु-|-अच्‌ ] 1. बहता हुआ 
2. थरथराता हुआ, कांपता हुआ, डोलता हुआ, 
हिलोरे लेता हुआ, कम्पायमान 3. अस्थिर, चंचल--- 
शि० १४६८,--वः 1. जलप्लावन 2. जल में 
डुबोना, गीला करना 3. किश्ती, नाव 4. उत्पीड़न, 
अत्याचार । 

परिप्लुत (भू०क०कृ०) [परि+-प्लु- क्त] 1. बाढग्रस्त, 
जलप्लावित 2. घबड़ाया हुआ, व्याकुल जैसा कि 
शोक म 3. आद्रीकृत, क्लिन्न, स्नात,--तम्‌ उछल 
छलांग,--ता शराब ! 

परिप्लुष्ट (भू०क०क्ृ०) [परि+-प्लूष्‌+-क्त] जला हुआ, 
झुलसा हुआ, भनभनाया हुआ । 

परिब (व) हेः [परिब (व) हें +घज्म] अनुचर, 
नौकर-चाकर, टहलुए - इयं प्र चुरपरिबहया भवत्या 
संवध्येताम्‌ - दश० १०८ 2. उपस्कर, घर के अन्दर 
का सामान--परिवडईंवंति वेश्मानि--रघु० १४१५, 
“उपयुक्त सामान से सुसज्जित कमरे” 3. राज चिह्न 
3. संपत्ति, धनदौलत । 

परिब (ब) हणम्‌ [ परि--ब (व) हे, +ल्युद्‌ ] 1. 
अनुचर, नौकर-चाकर 2. बनाव-सिगार, काट-छांट 3. 
वृद्धि 4. पूजा । 

परिबाधा [ प्रा० स० ] 1. कष्ट, पीड़ा, संतापन 2. थका- 
वट, उग्र व्यथा । 

परिवृं (बं) हणम्‌ [ परिन-बुं (वृं) ह +-ल्युट्‌ ] 1. 
समृद्धि, कल्याण 2. परिशिष्ट, सम्पुरक । 

परिबृं (वृं) हित (भू० क० कृ०) 1. बढ़ा हुआ, आवधित 
2. फलाफूला, समृद्ध हुआ 3. से युक्त, संपन्न,--तम्‌ 
हाथी की चिघाड़ । 

परिभंगः [ प्रा० स० ] छिन्नभिन्न होना टूट कर टुकड़े २ 
होना । 

परिभर्त्सनम्‌ [ परि--भत्स -] ल्युट्‌ ] घमकाना, घुइ्कना । 

परि (री) भवः [ परि+-भू+-अप्‌, पक्षे उपसर्गस्य दीर्धः ] 
1. अपमान, क्षति पहुंचाना, प्रतिष्ठा भंग, तिरस्कार, 
निरादर, मानहानि - पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरते- 
ष्विव (भूषणम्‌ )-शि० २।४४, रघु० १२1३७, वेणी ० 
१।२५, महावी० १।४०, ३।१७ 2. हार, पराजय । 
सम०-_आस्पदम्‌,--पदम्‌ 1. घृणा का पात्र, हि० 
३।५१ 2. अपमान, अपमानपूर्ण स्थिति,-बिधिः 


( ५८७ ) 


प्रतिष्ठाभंग---प्रायो मूर्ख: परिभवविधौ नाभिमानं 
तनोति--श्यृंगार १६ । 

परिभविन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ परि-+-भू+-इनि 1. 
मानहर, तुच्छ, अनादर या घृणायुक्त व्यवहार करने 
बाला 2. अपमानग्रस्त, तिरस्कार, पीडित । 

परिभावः [ परि--भूत-घञ्ग, ] दे? 'परिभर्व । 

परिभाविन्‌ (वि०) (स्त्रीश-नी [ परि+ भून-णिति | 
1. मानमर्दन करने वाला, घृणा करने वाला, तिरस्कार” 
युक्त व्यवहार करने वाला- श० ४ 2. लज्जित 
करने वाला, आगे बढ़ जाने वाला, श्रेष्ठ होने वाला 
3. तुच्छ समझने वाळा, उपेक्षा करने वाला - वैद्ययत्न 
परिभाविनं गदम्‌ ` रघु० १९1५३, औषधोपचार की 
उपेक्षा करते वाला । 

परिभाषण [ परि+भाव्‌+ल्युट्‌ ] 1. वार्तालाप, प्रवचन, 
वातचीत करना, गपशप लगाना, गप्पें हांकना 2. 
निन्दामिव्यक्ति, धिक्कारना, झिड़की, अपशब्द 3. 
नियम, विधि । 

परिभाषा [ परि-+-भापु न अञ-टाप्‌ 1 1. व्याख्यान, प्रव- 
चन 2. निन्दा, झिडकी, कलङ्कू, गाली 3. पारिभाषिक 
शब्दावली, पारिभाषिक पदावली, (किसी ग्रंथ में 
प्रयुक्त) तकनीकी शब्दावली--इति परिभाषा प्रकर- 
णम्‌ सिद्धाश, इको गुणवृद्धीत्यादिका परिभाषा 

महा० 4. (अतः) कोई सामान्य नियम, विधि या 

परिभाषा जो सर्वत्र घट सके (अनियमनिवारको 
न्याय विशेषः), परितः प्रमिताक्षरापि सर्व विषयं 
प्राप्तवतो गता प्रतिष्ठाम्‌, न खलू प्रतिहन्यते कदाचित्‌ 
परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा--शि० १६।८० 5. किसी 
भी पुस्तक में प्रयुक्त संकेत या संक्षेपकों की सूची 6. 
(व्या० में) पाणिनि के अन्य सूत्रों में मिला हुआ 
व्यास्यानात्मक सूत्र जो उन सूत्रों के प्रयोग की रीति 
बतलाता है । 


परिभुक्त (भू० क० कृ०) 
खाया हुआ, प्रयोग में 
अधिकृत । 

परिभुग्न (वि०) [ परिञ-भुज्‌न-क्त ] विनत, वक्रीकृत, 
झुका हुआ। 

परिभूतिः (स्त्रीश) [ परि+भूर्न-क्तिनू | तिरस्कार, 
अपमान, अनादर, अवमानना - मुद्रा० ४।११ । 

परिभूषणः [ परि--भूष्‌ न ल्युट्‌ | किसी भूमि का समस्त 
राजस्व छोड़ कर जो संधि की गई हो । 

वरिभोगः [ परिन भुज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. 
४।४५ 2. विशेषकर मैथुन,--रघु० ११।५२, १९। 
२१, २८।३० 3. दूसरे के सामान का अवैध प्रयोग । 

परिश्रंशः [ परि-- श्रंशू+घञ्ञ्‌ ] 1. बच निकलना 2. 
गिरना । 


[ परि+-भुज्‌ नक्त ] 1. 
लाया हुआ 2. उपभुक्त 3. 


| [ परिञ-ञ्रम्‌+घञ््‌] 1 घूमना, इधर उधर 
टहलना 2. घुमा-फिरा कर बात कहना, वाग्जाल, 
वक्रोक्ति 3. भूल, भ्रम । 

परिश्रमणम्‌ [ परि+ भ्रम्‌ | ल्यूट्‌ | 1. पूमना, इधर उधर 
टहरूना, पर्यटन 2. चारों ओर घूमना, चक्कर काटना, 
परिधि । 

परिभ्रष्ट ( भू० क० कृ) [ परि+- अंश न क्त १. गिरा 
हुआ, स्खलित 2. बच कर निकला हुआ 3. फेका हुआ, 
अघःपतित 4. वञ्चित, शून्य (अपाण या करण? के 
साथ) 5. अवहेलना करने वाला । 

परिमंडल (वि०) [ प्रा० ब० स० | गोलाकार, गोल, 
वर्तुळाकार, _ लम्‌ पिंड, गोलक 2. गेंद 3. वृत्त । 


परिमंथर (वि०) [प्रा० स०] अत्यन्त मंद, शि० ९।७८ । 

परिमंद (वि०) [प्रा० स०] 1. अत्यंत मंद, धुंधला, बिल्कुल 
फीका परिमंद सूर्यनयतो दिवसः-शि० ९।३ 2. 
अत्यंत मंद 3. बहुत थका हुआ--शि० ९३२ 4. 
बहुत थोड़ा--शि० ९२७ । 

परिमरः [ परिञ-मृञअप्‌ ] विनाश--चिरात्‌ क्षत्रस्यास्तु 
प्रलय इव, घोरः परिमरः-महावी० ३।४१। 

परिमर्द:, परिमर्दनम्‌ [ परि+ मृद्‌ जघञा, ल्युद वा ] 
1. रगड़ना, पीसना 2. कुचलना, पैरों के नीचे रौदंना 
3. विनाश 4. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 
8. आलिंगन, पंरिरंभण । 

परिमर्षः [परि मुष्‌ + घडा, ] 1. ईर्ष्या, अरुचि 2. क्रोध । 

परिमल: [ परि-मल्‌ +-अच | 1. सुगंध, सुवास, सौरभ, 
महक--परिमलो गीर्वाणचेतो हरः - भामि० १1६३, 
६६,७०,७१, मेघ० २५ 2. सुगंघयुक्त पदार्थो का 
पीसना 3. सुगंधद्रव्य 4. सहवास अथपरिमलजाम- 
वाप्यलक्ष्मीम्‌- - कि० १०।१ 5. विद्वत्सभा 6. कलंक, 


घब्बा । 

परिमलित (वि०) [परि+ मल्‌ तकत ] 1. सुगंधित 
2. कलुषित, सौन्दर्यं भ्रष्ट । 

परि (री) माणम्‌ [ परिन मान ल्युदुः पक्षे उपसगंस्यदीघं: ] 
1. मापना, (शक्ति या ताकत की) माप-- सद्यः 
परात्मपरिमाण विवेकमूढ:--मुद्रा० ११०, कु० रोट, 
मनु० ८1१३३ 2. तोल, संख्या, मूल्य यश? २६२, 
१।३१९। 

परिमार्गः, परिमार्गणम्‌ [ परित मार्गे _-घडी_, ल्युट्‌ वा ] 


1. दूंढना, खोज करना, तलाश करना, पता लगाना, 
पदचिह्न देखते हुए खोज निकालना 2. स्पर्श, सम्पर्क 
_..शि० ७७५ 3. साफ़ करना, पोछना । 
परिमार्जनम्‌ [ परि+मृज्‌-+णिच्‌ + ल्युट्‌ ] 1. मांजना, 
साफ करना, झाड़-पोंछ करना 2. घी और शहद से 
बनी मिठाई । 
परिमित (भू० क० कृ०) [ परिञ-मा वत ] 1. मध्यम, 


( ५८८ ) 


मितव्ययी 2. सीमित 3. मापा हुआ, नपातुला 
4. विनियमित, समंजित । सम०---आभरण (वि०) 
थोड़े आभूषण घारण करने वाला, मध्यमरूप से 
अलंकृत, -आयुस्‌ (वि०) अल्पायु, थोड़ी उम्र जीने 
वाला,--आहार,---भोजन (वि०) परहेज्ञगार, मिता- 
हारी, कमभोजन करने वाला,--कथ (वि०) थोड़ा 
बोलने वाला, मितभाषी, नपे तुले शब्द बोलने वाला 
--मेध० ८३ । 

परिमितिः (स्त्री) [ परि-भा--क्तिन्‌ | 1, माप, परि- 
माण 2. सीमाबंधन । 

परिमिलनम्‌ [ परि+मिल्‌+ल्युट्‌ ] 1. स्प, संपर्क, 
रत्न० २1१२ 2. सम्मिश्रण, मेल । 

परिमुखम्‌ (अव्य०) [ अव्य० सं० ] मुँह के सामने, (किसी 
के) इदं गिदं, चारों ओर । 

परिमुग्ध (वि०) [ परि+-मुह्‌ + क्त] 1. भोला भाला, 
प्रिय, सरळ, मनोहर 2. आकर्षक परन्तु मूर्ख । 

परिमृदित (भू० क० कु०) [ परि+-मृद्‌ +क्त ] 1. पैरों 
तले रोदा हुआ, कुचला हुआ, पददलित, ुर्व्यवहार- 
ग्रस्त -परिमृदितमृणालीम्लानमंगम्‌--मा०  १।२२, 
उत्तर० १।२४ 2. आलिंगित, परिरंभंण किया हुआ 
3. मसला हुआ, पीसा हुआ । 

परिमुष्ट (भू० क० कु) [ परि+-मृज्‌+-क्त ] 1. धोया 
हुआ, मांजा हुआ, शुद्ध किया हुआ 2. मसळा हुआ, 
स्पर्श किया हुआ, थपथपाया हुआ--वेणी० ३ 
3. आलिंगन 4. फेला हुआ, ब्याप्त, भरा हुआ--कि०, 
६।२३ । 

परिमेय (वि०) 


[ परि--मा--यत्‌ ] 1. थोडे, सीमित--- 
परिमेयपुरः 


--सरौ--रघु० १।३७2. जो मापा जा 


सके, गिना जा सके 3. सान्त, जिसकी सीमा हो, | 


समापिका । 


परिमोक्षः [ परि+ मोक्ष घडा ] 1. हटाया, मुक्त 
करना---प्रायो विषाणपरिमोक्षलघूत्तमांगान्‌ वङ्चांश्च- 
कार नृपतिनिशितैः क्षुरप्रै--रघु० ९।६२, सींगों को 
हटाना - अर्थात्‌ सींग तोड़ डालना 2. मुक्त करना, 
स्वतंत्र करना, छुटकारा 3. खाली करना, मलत्याग 
4. बच निकलना 5. मोक्ष, निर्वाण ! 

परिमोक्षणम्‌ [ परि +-मोक्ष्‌ -- ल्युट्‌ ] 1. मुक्ति, छुटकारा 
2. खोल देना । 

परिमोषः [ परि--म्‌ष्‌ -- घञ्ञ्‌ ] चुराना, लूटाना, चोरी । 

परिमोषिन्‌ (पुं०) ] परि+ मृष्‌ +-णिनि ] चोर, लुटेरा । 

परिमोहनम्‌ [ प्रा० स०] 1: बहकाना, प्रलोभन देना, 
फुसलाना, मंत्रमुग्ध करना 2. व्यामोहित करना, प्रेम 
में अन्धा करना । 

एरिम्लान (भू० क० कृ०) [परि-{-म्ला- वत] 1. मुर्झाया 
हुआ, मूछित, कुम्हलाया हुआ, कु० २२ 2. श्रान्त, 


शिथिल 3. क्षीण, निस्तेज, हतप्रभ 4. मलिन, 
कलंकित । 

परिरक्षकः [ परि--रक्ष्‌-+- ण्वुल्‌ | रक्षा करनेवाला, अभि- 
भावक । 


परिरक्षणम्‌, परिरक्षा . परि+-रक्ष्‌ +-ल्युट्‌, अङ्न-टाप्‌ 
च | 1. रक्षा, संधारण, देखभाल करना--मनु ० ९। 
५४, ७1२ 2. ध्यान रखना, बनाये रखना, पालन- 
। पोषण--नै समयपरिरक्षणं क्षमं ते--कि० १1४५, 
3. छुटकारा, बचाव । 
| परिरथ्या. प्रा० स० ] गली, सड़क । 
| परि (री) रंभः, परिरंभणम्‌ [ परि-- रम्‌--घञ्ग, पक्षे उप- 
| सर्गस्यैदीर्घः, परि+-रभ्‌ +ल्युट्‌ | आलिंगन करना, 
| अंक में भर लेना - दुतपरिरंभनिपीडनक्षमत्वम्‌---शि० 
१।७४, १०।५२, उत्तर० १।२४,२७, कि पुरेव ससं- 
भ्रमं परिरंभणं न ददासि--गीत० ३। 
परिराटिन्‌ (वि०) [परि+रट्‌+घिनृण्‌] जोर से 
चिल्लाने वाला, चीखने वाला, रट लगाने वाला । 
परिलघु (वि०) [प्रा० स०] 1. बहुत हल्का (शा०), 
(कपड़ा आदि) 2. बहुत हल्का या जल्दी पचने 
वाला--क्षीण: क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य 
--मेघ० १३ 3. बहुत छोटा--उत्तर० ४२१ । 
परिलुप्त (भू क० कृ०) [ परि+-लुप्‌+-क्त ] 1. अन्त- 
बाधित, सबाध, घटाया हुआ 2. नष्ट, लुप्त । 
परिलेखः [परि लिखु-]-पडा] 1. रूपरेखा, आलेखन, 
चित्रण, खाका 2. चित्र । 
परिलोपः [परि लुप्‌--घडा] 1. क्षति: 2. उपेक्षा, 
भूलचूक ।. 
| परिवत्सरः [प्रा स०] वर्ष, एक समूचा वर्ष, वर्ष का 
| जीवर्तेन- देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः 
। णाउत्तर० ३1३३ । 
परिवर्जनम्‌ [परि+वृज्‌ +ल्युट्‌] 1. छोड़ना, त्यागना, 
तजना 2. छोड़ देना, तिलाजलि देना 3. वघ, हत्या । 
परि (री) वतः [परि--वृत्‌+-घञ्ग्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः] 1. परिक्रमण, (ग्रह आदि का) घूमना 2. 
कालचक्र, कालक्रम, कालगति- युगशतपरिवर्तान्‌ 
° ७३४ 3. युग का अन्त - शि० १७१२ 4. 
आवृत्ति, पुनरावतंन 5. परिवर्तन, अदल-बदलू-- तदी- 
दृशो जीवलोकस्य परिवते:---उत्तर० ३, “जीवन की 
परिवर्तित अवस्था' 'परिस्थितियों में अदल-बदल', इसी 
प्रकार -जीवलोकपरिवतंमनुभवामि--मा० ७, स्वर 
परिवतंः मृच्छ० १ 6. प्रत्यावर्तन, पलायन, अपक्रमण 
7. वर्ष 8. पुनर्जन्म, आवागमन 9. विनिमय, अदला- 
बदली--शि० ५1३९ 10. पुनरागमन, वापसी 11. 
आवास 12. किसी पुस्तक का अध्याय या परिच्छेद 
13. कूर्मावतार, विष्णु का दुलरा अवतार । 


( ५८९ ) 


परिवर्तक (वि०) [परि--बृत्‌+णिच्‌+प्वुल| 1. घुमाने 
वाला, चक्कर देने वाला 2. बदला चुकाने वाला, 
वापिस करने वाला । 

परिवतंनम्‌ [पार+-वृत्‌ ल्युट्‌] 1. इधर उधर घूमना, 
इधर उधर मुड़ना (बिस्तर आदि पर) करवटें बदलना 
कुऽ ५।१२, रघु० ९।१३, शि० ४४७2. इधर 
उधर मुँह फिराना, चक्कर काटना, चकराना 3. 
क्रान्तिकाल, चक्र का अन्त 4. बदलना वेषपरिवर्तनं 
विधाय--पंच० ३ 5. अदला-बदली, विनिमय 6. 
पलटना, उलटना । 

परिवतिका [परि-{-वृत्‌ + ण्वुल्‌ -टाप्‌, इत्वम्‌] (आयु ०) 
लिग की अग्रत्वचा का सिकुड़ जाना । 

परिवतिन (वि०) [परि+-वृत्‌+णिनि] 1. इधर उधर 
मूड़ने वाळा, घूमने वाला 2. सदा-प्रत्यावर्ती, वारु २ 
आने वाला,---परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते 
--पंच० १।२७ 3. बदलने वाला 4. निकट रहने 
वाला, इधर उधर घूमने वाला 5. प्रत्यावर्ती, पलायन 
शील 6. विनिमयशोल 7. क्षतिपूति करने वाला, 
बदला देने वाला । 

परिवर्धनम्‌ [परि+-वृध्‌ +ल्युट्‌] 1. बढ़ना, विस्तृत होना 
2. संवर्धन, पालन-पोषण करना 3. बड़ा होना, 
वृद्धि । 

परिवसथः [परितो वसन्ति अत्र--परि +-वस्‌ 1-अथ] गाँव । 

परिवहः [परि--बहन-अच्‌] वायु के सात मार्गों में एक 
---छठा मार्ग, इसी मार्ग से सप्तषि घूमते हैं तथा 
आकाश गंगा बहती हे,--सरप्तषिचक्र स्वगंगां | 
परिवहस्तथा--वायु के दूसरे मार्गों के लिए दे० 
“वायु' के नीचे, तु०--कालिदास द्वारा दिये गये परि 
बह के वर्णन--त्रिसत्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरदिमः, तस्य द्वितीय 
हरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदंति 
मार्गम्‌---श० ७६ । 

परि (री) बादः [परि वंदू "घळ, पक्षे उपसगंस्य दीर्गः] 
कलंक, निन्दा, बदनामी, गाली --अयमेव मयि प्रथमं 
परिवादरतः-- मालवि० १, याज्ञ० १1१३३ 2. लोका- 
पवाद, कलंक, दूषण, अपकीति--मा भूत्परीवादन- 
वावतारः--रघु० ५1२४, १४८६, महावी० ५।२८ 
3. दोषी ठहराना, दोषारोपण करना--मृच्छ ० ३।३० 
4. सारंगी बजाने का उपकरण । 

परिवादकः [परि-+-वद्‌-+णिच्‌ --ण्बुल्‌| 1. वादी, अभि- 
योक्ता, दोषारोपक 2. सारंगी बजाने वाला । 

परिवादिन्‌ (वि०) [परि--वद्‌-| णिनि] खरीखोटी सुनाने 
वाला, निन्दा करने वाला, गालो देने वाला, बुरा-भला 
कहने वाळा 2. दोषारोपण करने वाला 3. चीखने 
वाला, चिल्लाने वाला 4. निन्दित, कलंकित--(पुं) 


दोषारोपण करने वाला, वादी, अभियोक्ता,---नी 
सात तारों की वीणा, शि० ६1९, रघु० ८।३५। 

परि (री) वापः [ परिञ-वप्‌+-घञा्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः] 1. मुंडन या हजामत करना, मूंडना या बाल 
काटना 2. बोना 3. जलाशय, पल्बल, पोखर, जोहड 
4. सामान (घरका) 5. नौकर-चाकर, अनुचर वर्ग । 

परिवापित (वि०) [परि+-वप्‌+-णिच्‌+-कत] मुंडा हुआ 
जिसके बाल कटे हुए हो या जिसने हजामत करा छी हो। 

परि (री) वारः [ परिब्रियते अनेन --परि+-वृ-घञ्ग, 
पक्षे उपसर्गस्य दीः] 1. नौकर-चाकर, अनुचरवर्ग, 
टहलुए, अनुयायी ~ (यानं) अध्यास्य कन्या परिवार 
शोभि--रघु० ६1१०, १२।१६, ग्रहगणपरिवारो 
राजमार्ग प्रदीप:--मुच्छ० १।५७ 2. ढवकन, चादर 
3. म्यान, कोष । 

परिवारणम्‌ [ परिन-वृ + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. ढक्कत, 
लिफाफ़ा 2. नौकर चाकर, अनुचर 3. दूर हटाना । 

परिवारित ( भू० क०कृ० ) [ परि+वृ-णिच्‌ +क्त ] 
1. परिवेष्टित, लपेटा हुआ, घेरा हुआ 2. व्याप्त, 
फैलाया हुआ - शि० ३।३४ कि० ५।४२,= तम्‌ ब्रह्मा 
का धनुष । 

परिवासः [ परिञ-वस्‌-+-घञा, ] आवास स्थाने, ठहरना, 
टिकना, प्रवास, बसेरा । 

परि (री) वाहः [ परि+वह त घञा, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः] । (तालाब का) । 

परिवाहिन्‌ (वि०) [परि+ वह णिनि]छलकता हुआ, 
जैसा कि--आनन्दपरिवाहिणा चक्षुषा--श० ४ । 

परिविण्णः (शः), परिवित्तः, परिवित्तिः [परि+-विद्‌ + 
क्त, पक्षे नत्वणत्वयोरभावः, परि-विद्‌- क्तिच्‌] 
अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह 
हो गथा हो --दे० मनु० ३।१७१, 'परिवेतू' भी । 

परिबिद्धः [परि-+-व्यध्‌ --क्त] कुबेर का विशेषण । 

परिविदकः, परिविदत्‌ (पुं) [परि+-विद्‌ञ-ष्बुळ्‌, शतु 
वा] विवाहित छोटा भाई जिसका बड़ा भाई अविः 
वाहित हो। 

परिबिहारः [परितो विहारः प्रा०्स०] इधर उधर सर 
करना, घूमना, टहलना । | 

परिविह्वल (वि०) [प्रा्स०] अत्यन्त व्याकुल, क्षुब्ध या 
घबड़ाया हुआ । 

परिवृढः [परि+ वृंह्‌,-क्त] स्वामी, प्रभु, मालिक, प्रधान, 
मुख्य (विशेषण की भांति भी प्रयुक्त) , कि भुवः 
परिवृढा न विवोदुं तत्रतामुपनता विवदंते-नै० ५५२, 
कु० १२1५८, महावी० ६1२५, ३१,४८ 

परिवृत्त (भू०क०क०) [परिञ-वृ क्त] 1. घिरा हुआ, 
परिवेष्टित, सेवित 2. प्रच्छन्न, गुप्त 3. व्याप्त; फैला 
हुआ 4. ज्ञात। 


( ५९० ) 


परिवृत्त (भू०क०क०) [परि--वृत्‌ +क्त] 1. घुमा हुआ, 
मोड़ा हुआ अर्घमुखी --विक्रम० १॥ १७ 2, प्रत्यावतित 
पीछे मुड़ा हुआ 3. अबला-वदलो किया हुआ, विनि- 
मय किया हुआ 4. समाप्त किया हुआ, अन्त किया 
हुआ, त्तम्‌ आलिगन । 

परिवृत्तिः (स्त्री०) [ परि-+-वृत्‌ :-क्तिन्‌ ] 1. क्रांति 
शि० १०९१ 2. वापसी, लौटना 3. विनिमय, 


अदला-बंदली 4. अन्त, समाप्ति 5. घेरा 6. किसी | 


स्थान पर टिकना, बसना 7. ( अलं० शा० ) एक 
अलंकार जिसमें किसी समान, कम या बड़ी वस्तु से 


विनिमय हो - परिवृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यात्समा- ` 


समै:-काव्य ० १०-उदा०-दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह 


हृदयं मम, मेया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदन ज्वरः । | 


सा० द० ७३४ 8. अर्थ को बिना बदले एक शब्द 
के स्थान में दूसरा शब्द रखना, जैसा कि - शब्दपरि" 
वृत्तिसहत्वम्‌ - काव्य० १० उदा० 'वृषध्वज' में 'ध्वज' 
के स्थान में लांछन या वाहन लगाया जा सकता ह । 

परिवृद्धिः (स्त्री०) [प्रा*्स०] संवर्धन, बढ़ती, उन्नति । 

परिवेत्त (पुं०) परिवेदकः [ प्रा०्स० ] विवाहित छोटा 
भाई जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो - रघु० १२।- 
१६, ज्येष्ठे अनिविष्टे कनीयान्‌ निर्विशन्‌ परिवेत्ता 
भवति, परिविण्णो ज्येष्ठः, परिवेदनीया कन्या, परि- 
दायी दाता, परिकर्ता थाजकः, सर्वे ते पतिता:--- 
हारीत । 

परिवेदनम्‌ [परि 4-विद्‌ +ल्युट्‌ | 1. बड़े भाई के अविवाहित 
रहते छोटे भाई का विवाह 2. विवाह 3. पूरा या 
सही ज्ञान 4. उपलब्धि, अधिग्रहण 5. अग्न्याधान,--- 


११।६० 6. सर्वव्याप्ति, विश्वव्यापी या विश्व- 
सत्ता, -ना 1. समझदारी, बुद्धिमानी 2. बुद्धिमत्ता 
दूरदशिता । 


परबेदनीया, परिवेदिनी [ परि--विद्‌ -अनीयर्‌ -[-टाप | 


परि+विद्‌ +-णिनि--डीप्‌] उस छोटे भाई की पत्नी 
जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो । 

पार (री) बेशः (षः) [परि+-विश्‌ (ब्‌) +-घञ्ञ्‌, पक्षे 
उपसर्गस्य दीर्घः] 1. भोजन के समथ सेवा करना, 
भोजन बांटना, भोजन परोसना 2. वृत्त, चक्र, (दीप्ति) 
मंडल -रघु० ५७४, ६।१३, शि० ५५२, १७।९ 
3. (विशेषतः) सूर्यमंडल या चन्द्रमण्डल . लक्ष्यते 
स्म तदनन्तरं रत्रिबंद्धभीम परिवेषमंडलः -रघु० 
११।५९ 4. वृत्त की परिधि 5. सूर्यबिब, चन्द्रबिब 
6, कोई वस्तु जो घेरती है या रक्षा करती है । 

पारवेषकः | परि+-विष्‌ +-ण्वुल | भोजन परोसने बाला । 

परिवेषणम्‌ [ परि+विप्‌+-ल्यृट्‌ ] 1. भोजन परोसना, 
(सेवा के लिए) प्रस्तुत रहना, भोजन वितरण करना 
2.ळपेटना, घेरना 3. सूर्यमंडल, चन्द्रमंडल 4. परिधि । 


| परिवेष्टनम्‌ [ परि--वेष्ट्--ल्युट्‌ ] 1. घेरना, लपेटना 
2. परिधि 3. ढककन, आवरण । 

परिवेष्ठ्ट (१०) [ परि--वेष्ट्‌--तृच्‌ ] भोजन के समय 
सेवा करने वाळा, भोजन परोसने वाला--मरुत: परिः 
वेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे-- ऐत०। 

परिव्ययः [ प्रा” स० ] 1. लागत, मूल्य 2. मिर्चमसाला । 

परिव्याधः [ परि--व्यधू--ण | नरकुल या सरकंडे की 
एक जाति । 

परिव्रज्या [परि-] व्रज्‌ -। क्यप्‌ -|- टाप]1. चहलकदमी करना, 
जगह जगह घूमते फिरता 2. सन्यासी होना, साधु 
महात्माओं का जीवन बिताना 3. सांसारिक मोहमाया 
का त्याग, वं राग्य में अनुराग, धामिक साधना । 

परिव्राज्‌ (पुं०) परिव्राजः, जकः [ परित्यज्य सर्वान्‌ विष- 
यभोगान्‌ ब्रजति परिः+-ब्रज्‌ + क्विप्‌, घडा, ण्वृलू 
वा | श्रमणशील साधु, अक्धूत, तपस्वी, सन्यासी 

। (चौथे आश्रम में) जिसने सांसारिक मायामोह का 
त्याग कर दिया हो । 

परिशाश्वत (वि०) (स्त्री० ती) [ प्रा० स० ] सदा के 
लिए उसी रूप में बना रहने वाला । 

परिशिष्ट (वि०) [ परि--शिष्‌--क्त ] छोड़ा हुआ, बचा 
हुआ, ष्ठम्‌ सम्पूरक, अतिरिक्त जैसा कि 'गृह्म 
परिशिष्ट' । 

परिशीलनम्‌ [ परि--शील्‌-| ल्युट्‌ ] 1. स्प, सम्पर्क 
(शा०)--ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे 
--गीत० १, इसी प्रकार-- वदनकमलपरिशीलन- 
मिलित ११ 2. अनवरत सम्पर्क, आपसीमेल- 
जोल, पत्र व्यवहार 3. अध्ययन, (किसी वस्तु में) 
आसक्ति, स्थिर गा निस्चित वृत्ति -काव्यार्थ? 
सा० द० | 

परिशुद्धिः (स्त्री०) [ प्रा स० ] 1. पूर्ण शुद्धि, - अग्नि? 
उत्तर० ४ 2. दोष-शुद्धि, रिहाई । 

परिशुष्क (भू० क० कु०) | परि-+-शुष्‌--क्त ] 1. पूरी 

| तरह सूखा हुआ, सुखाया हुआ, तपाया हुआ,- तृपा 

महत्या परिशुष्कतालवः --ऋतु० १।११ 2. मुझाया 

हुआ, कुम्हलाया हुआ, (गालों की भांति) चिपका 

हुआ,--ष्कम्‌ एक प्रकार का तला हुआ मांस । 

परिशून्य (वि०) | प्रा० स० ] बिल्कुल खाली,-- रघु० 
८।६६ 2. सर्वथा स्वतन्त्र, नितान्त शून्य--१९।६ । 

परिश्टृतः [ परि-|- श्व -{-क्त | तीक्ष्ण मदिरा । 

परि (री) झेषः [ परि+शिष्‌ +-घञ्ग्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीघंः ] 1. बचा हुआ, बाकी 2. परिशिष्ट 3. समाप्ति, 
उपसंहार, संपूति । 

परिशोधः, परिशोधनम्‌ [ परि--शुध्‌, घडा, ल्युट्‌ ] 1. शुद्ध 
करना, मांजना 2. छुटकारा, भारावतरण, (ऋण 
आदि का) भुगतान । 


a 


(५९१ ) 


परिद्योषः [ परि--शुप्‌ --घडा, ] बिल्कुल सूख जाना 
पुरी तरह भून जाना । 


परिश्रमः | परि+श्रम्‌--घव्म्‌ ] 1. थकान, थक कर 
चूर २ होना, कष्ट, पीड़ा--आतंमा परिश्रमस्य पदः 
मुपनीतः. श० १, रघु० १५८, ११।१२ 2. चेष्टा, 


उद्योग, गहन अध्ययन, लगातार व्यस्त रहना - आयें 
कृतपरिश्रमोऽस्मि चनुःषष्टंगे ज्योतिः शास्त्रे-मुद्रा ० १॥ 

परिश्रयः [ परि~-श्नि +अच्‌ ] 1. सम्मिलन, सभा 2. 
शरण, आश्रय । 


ऊव, कष्ट, थक कर भूर चूर होता 2. उद्योग, चेष्टा । 

परिइलेषः | परि -द्लिष्‌-घञ्ञ्‌ | आलिंगन । 

परिषद्‌ (स्त्रो) [ परितः सीदन्ति अस्याम्‌ परि+सद्‌ 
-+ क्विप्‌ | 1. सभा, सम्मिळन, मन्त्राणासभा, श्रोतृ- 
गण--अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ श० १ 2. 
घर्मसभा, मौमासासभा । 

परिषदः, परिषद्यः | परितः सीदति - परि+-सद्‌ +-अच्‌, 
सत्‌ ] किसी सभा का सदस्य या मेंबर । 

परिषेकः, परिषेचनम्‌ [ परिन-सिच्‌+-घञ्ञ, ल्युट्‌ ] पानी 
छिडकना या उडेलना, गीला या तर करना । 

परिष्कण्ण (न्न) (वि०) | परिञ-स्कन्द्‌ --क्त, णत्वं बा | 
दूसरे से पालित, . ण्णः पोष्यपुत्र, जिसे किसी अपरि- 
चित न पाला पोसा हो ! 

परिष्कं (स्कम्‌) द (वि०) | परि-+-स्कन्द्‌ -- घडा, | 
दूसरे के द्वारा पाला गया, -दः 1. पोष्य पुत्र 2. भृत्य, 
सेवक । 

परिष्कारः | परि +-क्‌ न-अप्‌, सुद्‌, 
अलक्त करना । 

परिष्कारः [ परि+-क्‌+घञ्ग्‌, सुट्‌ षल्वम्‌ ] 1. सजावट 
आभूषण, अलंकरण 2. पाचनक्रिया, खाना पकाना 

दीक्षा, आरंभिक संस्कारों द्वारा पवित्रीकरण 

4. (घर का) सामान ('परिस्कार' भी इस अर्थ में) 


परिष्कृत (भू० क० क्‌०) [ परि+-क्‌ +क्त, सुट्‌, षत्वम्‌ | 
1. अलंकृत, सजाया हुआ--कि० ७।४० 2. पकाया 
गया, प्रसाधित किया गया 3. आरंभिक संस्कारों द्वारा 
अभिमन्त्रित (दे० परि पूर्वक 'क्‌') (“परिस्कृत भी 
इस अर्थ में) । हि 

परिष्क्रिया | परि +कु+श +-टाप्‌, सुट्‌ ] अलंकरण, सजा- 
बट, प्युगार । 

परिष्टो (स्तो) मः | परि --स्तु-- मन्‌, षत्वं वा | 1. हाथी 
को रंगीन झूल 2. आच्छादन, आवरण । 

परिष्पं (स्प) दः [ परि+स्पंद+घज्ण, षत्वं वा] 
1. तौकर-चाकर, अनुचर 2. (फूलों से) केश श्रृंगार 
3. शृंगार, सजावट 4. बड़कन, थरथराहट, धकधक, 
स्पंदन 5. खाद्यसामग्री, संवर्धन 6. कुचलना । 


पत्वम्‌ ] सजावट, 


परिष्वक्त (भू० क० कृ०) | परिञ-स्वंज्‌ ‡-क्त ] परिरव्ध 
आलिगित या आलिगनबद्ध । 

परिष्वंगः [ परि-स्वंज्‌ +घञ्ञ्‌ ] 1" आलिगन--कि० 
१८।१९, हि० ३।६७ 2. स्पशं, सम्पर्क, मेल-मिळाप 
--भतृं० ३।१७। 

परिसंवत्सर (वि०) [ ऊध्वं संवत्सरातृ--अव्य ० स० | 
पूरा एक वर्ष का,--रः पूरा वर्ष, परिभंबत्सरात्‌ प्र 
एक वर्ष से ऊपर,-- मनु ० ३३११९ । 


। परिसंख्या [ परि+-सम्‌ +-ख्या + अङ+-टाप्‌ ] 1. मिनती, 
परिश्रान्तिः (स्ती) | परि~-श्रम्‌ -क्तिन्‌ ] 1. थकान, ¦ Ce य] 


संगणना 2. योगफल, जोड़, पूर्ण संख्या- वित्तस्य 
विद्यापरिसंख्पया मे--रघु० ५२१ 3. (मीमांसा? 
में) अपाकरण, विशेष बिवरण, स्पष्ट रूप से बताई 
गई एसो सीमा जिससे कि विहित वस्तुओं से भिन्न 
सभी वस्तुओं का निषेध हो जाय; परिसंस्या-विधि 
(जो पहली बार विधान किया जाय) तथा नियम 
(विविध विकल्पों में से किसी विशेष विकल्प का 
चुनाव) का विपरीतार्थक शब्द; विधिरत्यन्तमप्राप्तौ 
नियमः पाक्षिके सति, तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परि- 
संस्तेति गीयते। उदा० 'पंच पंचनखा भक्ष्याः मीमांसको 
द्वारा बहुधा उद्धत), मनु० ३।४५ पर कुल्लू ०-अथं 
नियमविधिर्न तु परिसंख्या 4. (अलं० में) विशेष 

उल्लेख या एकान्तिक विशेष विवरण, अर्थात्‌ जहाँ 
जाँच करके या बिना किसी पूछताछ के किसी बात 
की पुष्टि की जाय जिससे कि किसी अन्य वेसे ही 
वस्तु का अभिहित या अध्याहूत खंडन हो (श्लेष पर 
आधारित होने की स्थिति में यह अलंकार विशेष 
प्रभावोत्पादक होता है) यस्मिश्च महीं शासति चित्र- 
कर्मसु वर्णसंकराइचापेपु गुणेच्छेदाः आदि या-यस्य 
नूपुरेषु मुखरता विवाहेपु करम्रहणं तुरगेषु कशाभि- 
घातः --का०, अन्य उदाहरणों के लिए देखो--सा० 
द० ७३५ । 


परिसंख्यात (भू० क० कु०) 1. गिना हुआ, हिसाब लगाया 
हुआ 2. एकान्तिकरूप से विशिष्ट या निर्दिष्ट । 

परिसख्यानम्‌ [ परि--संख्या +ल्युट्‌ | 1. गिनती, जोड़ 
पूर्णसंख्या 2. एकान्तिक विशे निर्देश 3. सही 
अनु मान, ठीक अंदाजा । 

परिसंचरः [ परि}-सम्‌ञ- चर्‌-अच्‌ ] विश्वप्रलय का 
समय । 

परिसमापन, परिसमाप्तिः (स्त्री) [ परि-+-सम्‌ -- आप 
--ल्यट, क्तिन्‌ | समाप्त करना, पूरा करना । 

परिसमूहनम्‌ | परि+-सम्‌+-ऊह +ल्युट्‌ ] 1. एकत्र 
करना, ढेर लगाना 2. (अग्नः समन्तात्‌ मार्जनम्‌) 
यज्ञाग्नि के चारों ओर (विशेष रीति से) जल 
छिड़कना । 

परिसरः [ परि+सू+घ | 1. तट, किनारा, सामीप्य, 


( ५९२ ) 


आसपास, पड़ौस, पर्थावरण (किसी नदी, पहाड़ या 


नगर का)-गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि --उत्तर० | 


३।८, परिसरविषयेषु लोढमुक्ताः--कि० ५1३८, 
2. स्थिति, स्थान 3. चौड़ाई, अजे 4. मृत्यु 5. नियम, 
विधि । 

परिसरणम्‌ | परि+-स +ल्युट्‌ ] इधर-उधर दौड़ना । 

परिसर्पः [ परि+सूप्‌--घव्म | 1. इधर-उधर घूमना, 
2. खोज में निकलना, पीछा करना, अनुसरण करना 
3. घेरना, मण्डलाकार करना । 

परिसर्पणम्‌ [ परि+-सुप्‌+ल्युट्‌ ] 1. चलना, रेंगना 
2. इधर-उधर दौड़ना, उड़ता, भागना--पतंगपतेः 
परिसर्पणे च तुल्य:--मृच्छ ३।२१। 


परि (री) सर्या, परि (री) सारः [ परि+सृ+श~-यक्‌ 
टापू घडा वा पक्षे उपसर्गस्य दीघ: ] इधर उधर 
घूमना फिरना, प्रदक्षिणा, फेरी । 

परिस्तरणम्‌ [ परि+-स्तृ +-ल्युट्‌ ] 1. बिछाना, फैलाना, 
इधर उधर बखेरना 2. आवरण, ढक्कन । 

परिस्फुट (वि०) [ प्रा» स० ] 1. सर्वथा समतल, व्यक्त, 
स्पष्टगोचर 2. पूर्णविकसित, फूला हुआ, बढ़ा हुआ । 

परिस्फुरणम्‌ | परि--स्फुर्‌ +ल्युट्‌ ] 1. कंपकंपी, थरथरी 
2. कली का खिलना । 

परिस्यंदः [ परि+ स्यन्द्‌ +- घडा ] 1. रसना, बूंद २ टप- 
कना, चुना 2. बहाव, धारा 3. अनुचरवगं---.दे० 
'परिष्यंद' । 

परिस्रवः [ परि+-स्नु+-अप्‌ ] 1. बहना, बहाव 2. नीचे 
सरकना 3. नदी, निझेर । 

परिस्रावः [ परि-- खु +-णिच्‌ +-अच्‌ ] निकास, निस्राव । 

परिलुत्‌ (स्त्री०) [परि+-स्रु+-क्विप्‌ +तुक, | 1.एक प्रकार 
की नशीली शराब 2. रिसना, टपकना, बहना । 

परिस्नुता [परिख्त +-टाप्‌ ] 1.एक प्रकार की मादक शराब 
2. रिसना, टपक्रना, बहना । 

परिहत (वि०) [ परि+-हन्‌ +क्त ] ढीला किया हुआ । 

परिहरणम्‌ [ परि+-ह+-ल्युट्‌ ] 1. छोड़ना, तजना, तिलां- 
जलि देना 2. टालना, कतराना 3. निराकरण करना 
4. पकडता, ले जाना । 

परि (री) हारः [परि--ह+-धज्ण , पक्षे उपसर्गस्य दीर्घः] 
1. छोड़ना, तजना, तिळांजलि देना, त्याग देना 
2. हटाना, दूर करना जैसा कि 'विरोधपरिहार' में 
4. निराकरण करना, निवारण करना 5. उल्लेख न्‌, 
करना, भूल, चूक 6. आरक्षण, गुप्त रखना 7. गाँव 
या नगर के चारों ओर सामान्य भूखण्ड--घनु: शतं 
परीहारो ग्रामस्य स्यात्समंततः--मनु० ८1२३७ 
8. विशेष अनुदान, छूट, विशेषाधिकार, शुक्ल से 
माफी या छुटकारा मनु० ७२०१ 9. 
अनादर 10. आपत्ति । 


| परिहार्ये (वि०) 


परिहाणिः (निः) (स्त्री) [ प्रा० स० 11. घटी, कमी, 
नुकसान 2. मूर्झाना, क्षीण होना--रघु० १९५० | 

[ परि+ह+पघञ्म्‌ ] कतराये जाने के 
योग्य, टाले जाने के योग्य, जिससे बचा जाय, जिसे 
ले जाया जाय या दूर किया जा--यः कंकण | 

परि (री) हासः [ परि+-हस्‌-[- घडा ] 1. मखौल, मजाक, 
हँसी, ठर्ठा--त्वराप्रस्तावोऽये न खलू परिहासस्य 
विषयः--मा० ६१४, परिहासपूर्वम्‌ --मखौल में, 
हसी दिल्लगी में --रघु ० ६।८२ --परिहासविजल्पितम्‌ 
ताशि० २1१८, मखौल में कहा हुआ--परीहासारिचत्रा: 
सततमभवन्‌ येन भवतः, वेणी० ३।१४, कु० ७।१९, 
रघु० ९८, शि० १०।१२ 2. हँसी उड़ाना, उपहास 
करना । सम०--वेदिन्‌ (पु०) विदूषक, हंसोकड़ा, 
रसिक व्यक्ति । 

परिहृत (भू० क० कृ०) [ परि--हू० क्त ] 1. कतराया 
हुआ टाला हुआ 2. छोड़ा हुआ, परित्यक्त 
3. निराकृत, अपास्त (आरोप या आपत्ति आदि) 
4. लिया हुआ, पकड़ा हुआ---दे० परिपूर्वक हु । 


परीक्षकः [ परि-+ईक्ष्‌ +प्वुल्‌ ] परीक्षा लेने वाला, जाँच 
करने वाला, न्याय करने वाला । 

परीक्षणम्‌ [ परि+-ईक्ष +ल्युट्‌ ] जाँच पड़ताल करना, 
परखना, इम्तहान लेना --मनु० १।११७। 

परीक्षा [ परि¬-ईक्ष्‌+-अ--टाप्‌ ] 1. इम्तहान, जाँच, 
परख-पत्तने विद्यमानेऽपि प्रामे रत्नपरीक्षा---मारवि० 
१, मनु० ९१९ 2 (विधि में) जाँच-पड़ताल के 
विविध प्रकार । 

परीक्षित्‌ (पुं) [ परि+क्षिञ-क्विप्‌, तुक्‌, उपसर्गस्य 


fs 


दीर्घ: | अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र, युधिष्ठिर 
के पश्चात्‌ यही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा; साँप 
द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु हुई । कहते हैं, 
इसी के राज्य से कलियुग का आरभ हुआ । 

परीक्षित (भू० क० कृ०) [ परि+-इक्ष्‌+-क्त ] परखा 
किया, जांच पड़ताल की गई--परीक्षितं काव्यसुवणे- 
मेतत्‌ -विक्रम० ११२४ | 

वरीत (भू? क० कृ) [ परि--इ--क्त ] 1. घिरा हुआ, 
पर्यावृत 2. समाप्त हुआ, बीता हुआ 3. विगत, व्यतीत 
4. पकड़ा हुआ, अधिकार में किया हुआ, भरा हुआ--- 
कोषपरीतमानसम्‌ --कि० २।२५, मुद्रा० ३1३० | 

परीताप, परीपाक, परीवार, परीवाह, परौहास आदि--दे० 
'परिताप' आदि । 

परीप्सा [परि+-आप्‌+-सन्‌+-अञ-टाप्‌] 1. प्राप्त करने 
की इच्छा 2. जल्दी, शी घता । 

परीरम्‌ [पृ +-ईरन्‌] एक फल । 


तिरस्कार, | परीरणम्‌ [परि+-ईर्‌+-ल्युट्‌] 1. कछुवा 2. छड़ी 3. 


पोशाक, वेशभूषा । 


{ ५९३ ) 


परीष्टिः (स्त्री) [परि+- इष्‌-क्तिन्‌] 1. अनुसघान, 
पूछताछ, गवेषणा 2. सेवा, परिचर्या 3. आदर, पूजा, 
श्रद्धाजलि । 

परुः [पृ +-उ] 1. जोड़, गाँठ 2. अवयव, अंग 3. समुद्र 4. 
स्वगं, बैकुण्ठ, 5. पहाड़ । 

परुत्‌ (अव्य०) [पूर्वस्मिन्‌ वत्सरे-इति पूर्व॑स्य परभावः उत्‌ 
च] गत वर्ष, पिछला साल । 

परुह्वारः [ब० स०! घोड़ा । 

परुष (वि०) [पु4-उषन्‌] 1. कठोर, रूखा, सख्त, कड़ा 
(विप० भृदु या इलक्ष्ण) परुषं चमं, परुषा माला- 
आदि 2. (शब्द आदि) कटु, अपभाषित, निष्ठुर, 
निष्करुण, क्रूर, निर्मम, (वाक्‌) --अपरुषा परुषाक्षर- 
मीरिता--रघु० ९।८, पंच० १।५०, (व्यक्ति भी) 
गीत० ९, याज्ञ? १३०९ ३. (शब्द) कर्णकटु, अरु- 
चिकर-तेन वज्रपरुषस्वनं धनु: --रघु० ११।४६, मेघ ० 
4. रूखा, स्थूल, खुरदरा, (बाल) मैला-कुचैला-- 
शुद्धस्तानात्परुषमलक--मेघ० १९ 5. तीक्ष्ण, प्रचण्ड, 
मजबूत, उत्सुक, (वायु आदि) वेघक--परुषपवनवे- 
गोत्क्षिप्तसंशष्कपणे:--क्रतु० १।२२, २२८ 6. ठोस, 
भाढा 7. मलिन, मैला,--षम्‌ कठोर या दुवंचनय्‌ क्त 
भाषण, अपभाषण । सम०--इतर (वि०) जो रूखा 
न हो, कोमल, मुदु--रघु० ५।६८,-उक्तिः--वच- 
नम्‌ अपभाषित । 

पर्स (नपुं०) [पृ उस्‌] 1. सन्धि, ग्रन्थि, जोड़, गाँठ 2. 
अवयव, शरीर का अंग। 

परेत (भू? क० कृ०) [पर+-इ+-त] दिवंगत, मृत्य प्राप्त, 
मृत --तः प्रेत, भूत । सम०--भ्त्‌ं,-राज्‌ (पुं०) 
“मृत्यू, का देवता, यमराज--शि० १।५७,-भूमिः 
[स्त्री ० ),--दासः काब्रस्तान कु० ६८। 

परेच्चदि, परेचुः (अव्य०) [परस्मिन्‌ अहनि, नि० साधु०] 
दूसरे दिन, और दिन । 

परेष्टुः (स्त्री०), परेष्टुका [पर+-इष्‌-तु, परेष्ट्‌ + कन्‌ 
+टाप्‌] वह गाय जो कई बार व्या चुकी हो । 

परोक्ष (वि०) [अक्ष्यः परम--अ० स०] 1. वृष्टिपरास 
से परे, या बाहर, जो दिखाई न दे, अगोचर 2. 
अनुपस्थित--स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षैः-रघु० 
७११३ 3. गुप्त, अज्ञात, अपरिचित--परोक्षमन्मथो 
जत:--श० २।१८, “काम के प्रभाव से अपरिचित” 
--हि० प्र १०,-क्षः सन्यासी,--क्षम्‌ 1. अनुपस्थिति 
अगोचरता 2. (व्या० में) भूतकाल (जो दकता ने न 
देखा हो) परोक्षे लिट्--पा० ३।२।११५, 'परोक्ष' के 
कर्मऽ; तथा अघि० के ए” व०--(अर्थात्‌ परोक्षम्‌, 
परोक्ष) 'अन्‌पंस्थिति मे’ “दृष्टि स परे” 'पीठ पीछे! 
अर्थ को प्रकट करने के लिए क्रियाविञ्ञेएण के रूप में 


खलीकर्त्‌ शक्यते न ममाग्रतः--मालवि० २, परोक्षे 
कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌--च्ाण० १८, नोदा- 
हरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌--मनु० २।११९। 
सम०--भोगः स्वामी की अनुपस्थिति में किसी बस्तु 
का उपभोग,-बुत्ति (वि०) आँखों से दूर रहने वाला 
(त्तिः-स्त्री०) अदृष्ट और अज्ञात जीवन । 

वरोष्टिः, परोष्णी [ पर+-उष्‌{-क्तिन्‌ परः शत्रु: उष्णो 
यस्याः ब० स०] तेलचट्टा (झींगुर के आकार काले 
रंग का एक कीड़ा) । 

पर्जन्य: [पृष्‌+-शन्य, नि० षकारस्य जकारः] 1. बरसमे 
वाला मेघ, गरजने वाला वादल, बादल या मेघ-- 
प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारंगैरभिनंदितः--रघु० १७1१५, 
यंतु नदयो वषंतु पर्जन्या:--तै० सं ०, मृच्छ० १०।६० 
2. बारिश, - अन्नाद्धवंति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः 
भग० ३।१४ 3. वृष्टि का देवृता अर्थात्‌ इन्द्र । 

पर्ण - (चुरा० उभ०--पर्णयति-ते) हराभरा करना--वसंतः 
पर्णयति चम्पकम्‌ । 

रणम्‌ [पणे +अच्‌] 1. पंख, बाजू जैसा कि सुपर्ण में 
2. बाण का पंख 3. पत्ता 4. पान का पत्ता,---ण॑ः ढाक 
का पेड। सम०--अज्ञनम्‌ पत्ते खाकर जीना (नः) 
बादरू,-असिः काली तुलसी, आहार (वि०) पत्ते 
खाकर निर्वाह करने वाला,--उटजम्‌ पत्तों की कुटिया, 
साधुओं की झोपड़ी, आश्रम,-कारः पनवाड़ी, तमोली, 
पान बेचने वाला,-- हिक कुटी पत्तों की बनी 
कुटिया,--कच्छः प्राय संबंधी साधना जिसमें 
प्रायरिचित्तकार को पाँच दिन तक पत्ते और कुशाओं 
का काढ़ा पीकर रहना पड़ता हे, दे० याज्ञ० ३।३१७, 
इसके ऊपर मिताक्षरा भी,-खंडः फूलपत्तो के बिना 
वृक्ष (-डम्‌) पत्तों का ढेर,--चीश्षटः शिव का 
विरोषण,--चोरकः एक प्रकार का सुगंध द्रंव्य,--सरः 
पत्तों से बनाया गया पुतला जो अप्राप्त शब की जगह 
रखकर जलाय! जाता हुँ, मेदिनी 23:23, लता 
--भोजनः बकरी, मुख्‌ (पुं०) जाह की , 
शिशिर ऋतु,-मुगः वृक्षों की शाखाओं पर रहने वाला 
जगली जानवर,--रुहूँ (पुं ) वसंत ऋतु,--रूता पान 
की बेल---,बीटिका पान का बीड़ा,-शब्या पत्तों की 
सेज, --झाला पत्तों की बनी कुटिया, साधुओं का-- 
आश्रमनिदिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य---रघु० 
१1९५, १२।४०। 

पर्णेल (वि०) [ पर्ण--लच्‌ ] पत्तों से भरा हुआ, पत्तों 
वाला--भट्टि० ६१४३ । 

पर्णसिः | पृ+-असि, णुक्‌ ] 1. पानी के मध्य खडा भवन, 
ग्रीष्म भवन 2. कमल 3. शाक सब्जी 4. सजावट, 
प्रसाधन, श्रृंगार । 


प्रयुक्त होते हैं (संब० के बिना, या साथ) --परोक्षे | पथिन्‌ (पुं०) [ पर्णं {इनि ] वृक्ष । 


७% 


( ५९४ ) 


पणिल (वि०) | पर्ण !-इलच्‌ ] दे० 'पर्णल' । 

पर्दै (भ्वा० आ०-पदेते) पाद मारना, अपानवाय्‌ छोड़ना । 

पर्दः [ पदं --अच्‌ | 1. केश समूह, घना बाल 2. पाद, 
अपान वाय । 

पप्‌ः | पृ-+-प | 1. नया उगा घास 2. पंग-पीठ, पंग्गाडी 
"येन पीठेन पंगवश्चरति स पर्य:--पा० ४।४।१० 
पर सिद्धा० 3. घर! 

पपेरीकः | पृ +-ईकन्‌ | 1. सूर्य 2. आग 3. जलाशय, 
तालाब । 

पर्यक्‌ (अव्य०) [ परि--अंच्‌ --क्विप्‌ ] चारों ओर, सब 
दिज्ञाओं में । 

पर्यकः [ परिगतः अद्भुम्‌-अत्या० स० ] 1. खाट, पलंग, 
सोफा 2. अरूमाली 3. समाधि-अवस्था में योगी के 
बैठने को विशेष अंगस्थिति- योगासन 4. वीरासन 
- वसिष्ठ द्वारा दी गई परिभाषा--एकं पादमर्थक- 
स्मिन्‌ विन्यस्योरौ त्‌ संस्थितम्‌, इतरस्मिस्तर्थवोरु 
चीरासनमदाहूतम्‌ । पर्यकग्रंथिबंध आदि --मच्छ० 
१११! सम०--ब्रंधः जांघ के -सहारे बैठने की स्थिति 


जिसे पर्यक कहते हैं, पर्यकबंधस्थिरपूर्वकायम्‌ 
ना कु) ३।४५,०९,--भोगिन्‌ (पुं०) एक प्रकार 
का साँप | 


पर्यंटनम्‌, पर्येटितम्‌ [ परि--अट्‌+-ल्यूट्‌, क्त वा ] घूमना 

इधर उधर भ्रमण करना, यात्रा करना । 
यर्थनुयोगः | परि+-अनु+ य॒ज्‌ +घञ्ञ्‌ ] किसी उक्ति का 
खंडन करने के उद्देश्य से पूछताछ (दृषणार्थ जिज्ञासा 
हला० ) एतेनास्यापि पर्यनुयोगस्यानवकाश:--दाय ० । 
(वि०) | प्रा» स० | से सोमा बद्ध, तक फेला हुआ 
~ अमुद्रपर्यता पृथिवी--समुद्र की सीमा से आबद्ध 
पृथ्वी, -लः 1. अपवते, परिधि 2. गोट, किनारा, 
मगजी, चरमसीम!, हद --उटजपर्यंतचारिणी--श० ४ 
पर्यन्तवनम्‌ --रघु० १३।३८ ऋतु ० ३।३ 3. पाइवं, 
कक्ष--रत्न० २।३, रघु० १८४३ 4. अन्त, उपसंहारः 
समाप्ति--पंच० १।१२५। सम० -- देशः--भः, 
भूमिः मिला हुआ या जुड़ा हुआ प्रदेश,-पर्वतः 

सळग्न पहाड । 

पर्येतिका [ प्रा० स० ) अच्छे गुणों की हानि, भ्रष्टाचार 
नैतिक पतन 
वर्षय | परि --द्‌ 
पर्ययान्‌ 


न-अन्‌ | कान्ति. पतन, निःश्वास-काल- 
याज़० ३२१७, मनु» ११३०, २१।२७ 2 
) बर्बादी, या खोना 3. परिवर्तन, अदल- 
उलट-पुलट, अव्यवस्था, अनियमितता 5 
दि का अतिक्रमण, कर्तव्य की अवहेलना 


चारों ओर घूमना, 


न्न 


पर्यवदात (वि०) [प्रा० स० ] पूरी तरह शुद्ध और 
पवित्र । 

पर्यवरोधः [ प्रा० स० | बाधा, विघ्न । 

पयवसानम्‌ [ प्रा० स० | 1. अन्त, समाप्ति, उपसंहार 2 
निर्धारण, निश्चयन । 

पर्यवसित (भू० क० कृ०) [ परि--अव-+-सो-|-क्त ] 1 
समाप्त किया गया, अन्त तक किया हुआ, पूरा किया 
हुआ 2. नष्ट, लूप्त 3. निर्धारित । 

पर्यवस्था, पर्यवस्थानम्‌ [ परि] अव --स्था]-अङ--टापू 
ल्युट्‌ वा | 1. विरोध, मुकाबला, बाधा 2. वेपरीत्य । 

(वि०) | प्रा० ब० स० | आँसुओं से भरा हुआ 

अश्रुपरिप्लावित, आँसू बहाने वाला, अश्रुयक्त--पर्य- 
श्रुणी मंगलभंगभीरुन॑ लोचने मीलयितुं विषेहे---कि० 
३१३६, पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपञघ्रौ--रघ्‌० 
१३।७० । 

पर्यसनम्‌ [ पारि-अस्‌+-ल्युट्‌ | 1. फेंकना, इधर उधर 
डालना 2. भेजना, धकेलना 3. भेज देना. ॐ. स्थगित 
करना । 

पर्यस्त (भू० क० कुऽ) [परि--अस्‌ +क्त ] 1. इधर 
उधर फेंका गया, बखेरा गया. --पर्यस्तो धनंजयस्योपरि 
शिलीमृखासारः बेणी० ४, शि० १०।११ 2. घेरा 
हुआ, मण्डलाकृतः 3. उलटाया गया, उथला हुआ 4 
पदच्युत, एक ओर रक्खा हुआ 5. प्रहार किया हुआ, 
चोट पहुंचाया हुआ, मारा हुआ । 

पर्यस्तिः (स्त्री) पर्यस्तिका [ परि+-अस +-क्तिन्‌ 
पर्यस्ति+कन्‌ +-टाप्‌ | वीरासन, पलंग } 

पर्याकुल (वि०) [ प्रा० स० | 1. मैला, गंदा (पानी 
आदि) 2. अव्यवस्थित, उद्विग्न, भयभीत--श० १ 
3. क्रमहीन, अव्यवस्थित, उथल-पुथल--श० १।३० 
4. उत्तेजित, क्षुब्ध, घबराया हुआ--पर्याकुलोऽस्मि 
“श० ६, ऋतु० ६।२२ 5. भरा हुआ, पुरा--स्नेह”, 
क्रोध” आदि 

पर्याणम्‌ [ परिन या--ल्युट्‌, पृषो० ] जीन, काठी---दत्त- 
पर्याणम्‌--का० १२६, जौन कसा हुआ । 

पर्याप्त (भू० क० कृ) [ परि +-अप्‌--क्त | 1. प्राप्त 
किया हुआ, हासिल किया हुआ, उपलब्ध 2. समाप्त 
किया हुआ, पूरा किया हुआ 3. भरा हुआ, पूणे, 
समस्त, सारा, समग्र---पर्याप्त चन्द्रेव शरत्त्रियामा 
-कु० ७२६, रघु० ६।४४ 4. योग्य, सक्षम, यथेष्ट 
रघु० १०।५५ 5. काफी, यथोचित--रघु० १५१८, 
१७।१७ मनु० ११।७,--प्तम्‌ (अव्य०) 1. स्वेच्छा- 
पूर्वक; तत्परता के साथ 2. ससन्तोष, काफी, यथेष्ट 
रूप से-_पर्याप्तमाचामति उत्तर० ४1१, यथेच्छ 
पी लेता है 3. पूरी तरह से, योग्यतापूर्वक, सक्षमता 
के साथ । 


( ५९५ ) 


पर्याप्तिः (स्त्री) [ परि+ आप्‌--क्तिन्‌ ] 1. प्राप्त 
करना, अधिग्रहण 2. अन्त, उपसंहार, समाप्ति 3. 
काफी, पूर्णता, यथेष्टता 4. तृप्ति, संतोष 5. साधारण, 
प्रहार को रोकना 6. उपयुक्तता, सक्षमता । 


पर्यायः [ परि+ इ-घञ्‌ ] 1. चक्कर लगाना, क्रान्ति 
2. (समय की) समाप्ति, व्यतीत होना, बीतना 3. 
नियमित परावर्तन, या आवृत्ति 4. बारी, उत्तराधि- 
कार, उचित या नियमित क्रम -पर्याय सेवामृत्सृज्य 
नकु० २।३६, मनु० ४८७, मुद्रा ३।२७ 5. प्रणाली, 
व्यवस्था 6, तरीका, रीति, प्रक्रिया की प्रणाली 7. 
समानार्थक, पर्यायवाची - पर्यायो निधनस्यायं निघ- 
नत्वं शरीरिणाम्‌ --पंच० २।९९, पर्वतस्य पर्याया 
इमे--आदि 8. सृष्टि, निर्माण, तैयारी, रचना 9 
धर्म, गुण 10. (अल० में) एक अलंकार -दे० काव्य० 
१०, चन्द्रा० ५११०८, १०९, सा० द० ७२३ (विशे० 


पर्यायेण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर | 


निम्नांकित अर्थ बताता हे 1, बारी बारी से, उत्तरोत्तर 
नंबरवार, नियमित क्रम से 2. यथावसर, कभी कभी 
~पर्यायेण हि दृश्यते स्वप्नाः कामं शुभाशुभाः-वेणी० 
२।१३ । सम०- - उक्तम्‌ एक अलंकार, धुमाफिरा कर 
५ . x 
कहना, वक्रोक्ति या वाक्‌प्रपंच से कहने की रीति, 
जब वात को घुमा फिरा कर या वाग्जाल के साथ 
कहा जाय -- उदा० दे० चन्द्रा ५1६६, या सा० दे० 
७०३,--च्युत (वि०) गुप्त रूप से उखाड़ा हुआ 
जिसका स्थान छलपूर्वक ले लिया गया हे,---बचनम्‌ 
शब्दः समानार्थक,--शयनम्‌ बारी २ सोना और 
चौकसी रखना । 


पर्यालो (अव्य०) [ परिन-आ--अल्‌+ई ] हानि या 
क्षति को (हिसन) अभिव्यक्त करने वाला अव्यय जो 
प्रायः कु, भू या अस्‌ से पूर्वं लगाया जाता हे यथा 
पर्यालीकृत्य == हिसित्वा । 

पर्यालोचनम्‌ - ना [ परि-आ-लोच्‌ --ल्युट ] 1. साव- 
धानता, समीक्षा, बिचार, परिपक्व विमर्श 2. जानना 
पहचानना । 

पर्यावतंः, पर्यावतनम्‌ [ परि+-आ¬-वृत्‌ +- घञ्ग, ल्युट्‌ वा] 
वापिस आना, प्रत्यागमन । 

पर्याविल (वि०) [ प्रा० स० | बड़ा गदला, मेला, मिट्टी 
में भरा हुआ -रघु० ७४० । 

पर्यासः [परि+-अस्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. अन्त, उपसंहार, समाप्ति 
2. परावर्तन, क्रान्ति 3. उलटा क्रम या स्थिति । 

पर्याहारः [ परि+-आ+-हू+घञा्‌ ] 1. बोझा धोने के 
लिए कंधों पर रक्खा गया जूआ 2. ले जाना 3. बोझा, 
भार 4. धडा 5. अनाज को भंडार में रखना । 

पर्युक्षणम्‌ [परि+-उक्ष्‌ +ल्युट्‌] बिना किसी मन्त्रोच्चारण 
के चारों ओर चुपचाप जल के छीटे देना । 


पर्युत्यानम्‌ [परि+ उद्‌+-स्था+-ल्युट्‌] खड़ा होना 1 

पर्यत्सुक (वि०) | प्रा्स० ] 1. शोक पूर्ण, खेद युक्त 
खिन्न, दुःखद त्वम्‌ शोक, रघु० ५।६७ 2. अत्यन्त 
इच्छुक, आतुर, सोत्सुक, प्रबल इच्छा रखने वाला 
स्मर पर्यूत्सुक एष माघवः-_कु० ४।२८, विक्रम० 
२1१६] 

पयुंदंचनम्‌ [परि-+उध्‌--अज्च्‌+ल्यूट| 1. ऋण, उधार 
2. उधार लेना, उठाना, उद्धार करना । 

पर्युदस्त ( भू० क० कृ० ) [ परि-+-उद्‌-+-अस्‌ +क्त ] 
1. बहिष्कृत किया हुआ, निकाला हुआ 2. रोका गया 
(नियमित) आपत्ति उठाई गई । 

पर्युदासः [ परि+-उद्‌--अस्‌+-घञ्ञ्‌ } अपवाद, निषेध 
सूचक नियम या विधि । 

पर्युपस्थानम्‌ [ परि--उप+-स्था--ल्युट्‌ ] सेवा, टहल, 
उपस्थिति । 

पर्युपासनम्‌ [परि+- उप+- आस्‌-ल्युट्‌] 1. पूजा, सम्मान, 
सेवा 2. मित्रता, शिष्टता 3. पास पास बेठाना । 


पर्युप्तिः (स्त्री०) [परि--वप्‌ +-क्तिन्‌] बोना, बीजना । 

पर्यृषणम्‌ [परि+-उष्‌ ¬-ल्युट्‌] पूजा, अर्चा, सेवा । 

पयुषित (वि०) [परि4-वस्‌+-क्त] बासी, जो ताजा न 
हो तु० अपर्युषित' 2. फीका 3. मूर्ख 4. धमंडी । 

पर्येषणम्‌,~णा [परि+ इष्‌ --ल्युट्‌] 1. तर्क द्वारा गवेषणा 
2. खोज, सामान्य पूछ-ताछ 3. श्रद्धांजलि, पुजा । 

पर्येष्टिः (स्त्री) [परि+ इष्‌-क्तिन्‌] खोज, पूछताछ । 

पर्वकम्‌ [पर्वणा ग्रन्थिना कायति--पर्वन्‌ + के-के] घुटने 
का जोड़ । 

पर्वणो [पर्व +ल्युट्‌, स्त्रियां डीप्‌] 1. पूणिमा, या शुक्ल- 
प्रतिपदा 2. उत्सव 3. (आयु० में) आँख की संधि 
का विशेष रोग । 

पर्वतः [ पर्व --अचच्‌ ] 1. पहाड, गिरि--परगुणपर- 
माणुन्पवंतीकृत्य नित्यम्‌--भतृं० २।७८, न पवंताग्रे 
नलिनी प्ररोहति 2. चट्टान 3. कृत्रिम पहाड़ या ढेर 
4. 'सात' की संख्या 5. वृक्ष । सम०--अरिः इन्द्र 
का विशेषण, आत्मजः मंनाक पर्वत का विशेषण, 
आत्मजा पार्वती का विशेषण,--आधारा पृथ्वी, 
आशयः वादल, आश्रयः शरभ नामक काल्पनिक 
जंतु,--काकः पहाड़ी कौवा,--जा नदी, - पतिः हिमा- 
लय पहाड़ का विशेषण,--मोचाप हाड़ी केला,--राज्‌ 
(पुं०),--राजः 1. विशाल पहाड, 2. पर्वंतों का 
स्वामी हिमालय,-स्थ ( वि० ) पहाड़ी, पर्वत पर 
स्थित । 

पन्‌ (नपुं०) [पृञ-वनिप्‌] 1. गांठ, जोड़ (बहुब्रीहि 
समास के अन्त में कभी कभी बदल कर 'पर्व' हो जाता 
हैं जैसा कि 'कर्कशांगुलिपर्वया--रघु० १२।४१' में 
2. अवयव, अंग 3. अंश” भाग, खण्ड 4. पुस्तकं, 


( ५९६ ) 


अध्याय (जैसा कि महाभारत में 5. जीने की सीढ़ी 
-रघु० १६1४६ 6. अवधि, निश्चित समय 7. विशष- 
कर, चन्द्रमा के चार परिवर्तन अर्थात्‌ दोनों पक्ष की 
अष्टमी पूणिमा तथा अमावस्या 8. चन्द्रमा के परि- 
बर्तन काल के अवसर पर अनुष्ठित यज्ञ 9. पुर्णिमा 
या अमावस्या,-अपर्वणि ग्रहकलूषेन्दुमंडला विभावरी 
कथय कथं भविष्यति --माळवि० ४११५, रघु ० ७३३ 
मनु० ४।१५०, भतु० २।३४ 10. सूय या चन्द्रमा 
का ग्रहण 11. उत्सवं, त्योहार, हर्ष का अवसर 
12. सामान्य अवसर । सम०--कालः 1. चन्द्रमा 
का आवतिक परिवर्तन 2. वह काल जब चन्द्रमा 
वर्वसन्धि में से गुजरता है (मिलते या निकलते समय), 
--कारिन्‌ (पुं 
के आवतिक अनुष्ठान या संस्कारों को अपने लाम के 
कारण सामान्य दिनों में करता है,--गामिन्‌ (पुं०) 
पर्व आदि शास्त्र निषिद्ध अवसरों पर भी अपनी 
पत्नी से मैथुन करने वाला व्यक्ति,- घिः चन्द्रमा, 
योनिः बेत, नरकुळ,--व्हू (पुं०) अनार का वृक्ष,-- 
संधि: पूणिमा या अमावस्या तथा प्रतिपदा के मध्य 
का समए, अर्थात्‌ पूर्णिमा या अमावस्या की समाप्ति 
पर प्रतिपदा आरम्भ । 

इरः [ परं शत्रु श्ुणाति--पर-+श्व-- कु स च डित्‌ वा 
स्पृ्षति शत्रून्‌ स्पृ +शुन्‌ पृ आदेशः] 1. कुठार, 
कुल्हाड़ी -तु० 'परशु' 2. शरत्र, हथियार । सम०- 
पाणिः 1. गणेश का विशेषण 2. परशुराम का 
विशेषण । 

थशुका [पर्शुं ==कन्‌ न टाप्‌ +] पसी । 

दरवष: | =-परश्च + धा-|- क, पुषो० ] दे० परश्वध' । 
(स्त्री०) [ पृष्‌ +-अदि ] 1. सभा, सम्मिलन, सम्मर्द 
2. विशेषकर घर्मसभा -याज्ञ० १।९। 

इलः | पल + अच्‌ | पुआल, भूसी,--रूम्‌ 1. मांस, आमिष 
2. कर्ष का कोल 3. तरल पदार्थों को मापने का मान 
4. समय मापने का मान! सम०--अग्निः पित्त, 
--अंगः कळ्या, अदः, अञ्चनः पिशाच, राक्षस, 
~रः रुधिर,--गंडः पलस्तर करने वाला, राज 
--ग्रियः 1. राक्षस 2. पहाड़ी कौवा,--भा मध्याल्ल 
की यिघुवीय छाया--अर्थात्‌ मध्याह्न के समय धूपधड़ी 
के कील की तत्कालीन छाया । 


पलंकट (वि०)[ पलं मांस कटति-पल्‌+-कट्‌--सच्‌, मुम्‌ ] 
भीरु, बुजदिल । 

पलंकरः { पछ मांसं करोति--पल्म्‌ +कृ+ अच्‌, द्वितीया 
या अलुक्‌ ] पित्त ! 

पलंकषः [ पलं कषति--मलम्‌+-कष्‌+अच्‌, द्वितीयाया 
अलुक | 1. राक्षस, पिशाच, दानव, छन्‌ 1, मास 
2. कीजड़, एकदल 3, पिसे हुए विल ब जीनी ग्रिला- 


) वह ब्राह्मण जो अमावस्या आदि" 


कर बनाई गई मिठाई, गजक । सम०--ज्वरः पित्त,, 
--प्रियः 1. पहाड़ी कौवा 2. राक्षस । 

पलबः [ पल-वा+-क ] मछलियाँ पकड़ने को जाल या 
टोकरी । 

पलांडु (पुं०, नपुं) [ पलस्य मांसस्य अंडमिव--पल 
+-अंड्‌+-कु | प्याज्‌--मनु० ५५, याज्ञ० १।१७६ । 

पलापः [ पलं मासम्‌ आप्यते बाहुल्येन अत्र--पल--आपू 

घडा, ] 1. हाथी की पुटपुड़ी 2. पगहा, रस्सी । 

पलायनम्‌ [ परा--अय्‌+-ल्यूट्‌ रस्य लः ] भागना, लौटना 
उड़ान, बच निकलना--भग ० १८४२३, रघु० १९।३१ 

पलायित (भू० क० कृ०) [ परा-+-अयू -+-कक्‍्त ] भागा 
हुआ, लौटा हुआ, दौड़ा हुआ, बच निकला हुआ । 

पललः -लम्‌ [ पल+-कालन्‌ ] पुआल, भूसी--नै० ८।२। 
सम०--दोहदः आम का वृक्ष । 

पलालिः [ पल +-अल्‌ +-इन्‌ | माँस का ढेर । 

पलाशः [ पल- अझ्‌ -अण्‌ ] एक वृक्ष, ढाक का पेड़--- 
किशुकनवपलाशपलाशवनम्‌ पुरः--शि० ६।२,-- शम्‌ 
1. इस वक्ष का फूल--बालदुवक्राण्यविकाशभावादबभ्‌ 
पलाञ्ञान्यतिलोहितानि- कु० ३।२९ 2. पत्ता, पंखड़ी 
--चलत्पलाशातरगोचरास्तरो:--शि० ११२१, ६२ 
3.हरारंग। 

पलाशिन (पू०) [ पलाश--इन्‌ ] ढाक का पेड़ । 

पलिक्मी [पलित-|-अच, तस्य क्न, डीप्‌] 1.बूढी स्त्री जिसके 

बाल सफेद हो गये हों 2. पहली बार ही थ्याई हुई 

गौ, बालगर्भिणी । 

पलिधः [ परि+-हन्‌--अप्‌, धादेशः, रस्य ल: | 1. शीशे 
का बर्तन, घडा 2. फसील, परकोटा 3. लोहे की गदा 
“तु० परिघ 4. गोशाला, गोगृह । 

पलित (वि०) | पलू+-क्त ] भूरा, घवल, सफेद बालों 
वाला, वृद्ध, बडा तातस्य मे पलितमौलिनिरस्तकाशे 
(शिरसि) ० ३।१९- सभ्‌ 1. सफेद बाल या 
बालों की सफेदी जो बुढ़ापे के कारण हुई हो-कंकेयी- 
शंकयेवाह पलितच्छद्ना जरा रघु० १२।२, ममु० 
६1२ 2. अधिक या अलंझत केश । 


पलितंकरण (वि०) [ अपलितं पलितं क्रियतेऽनेन. पलित 
+कृ~+-ख्युन्‌, मुम्‌ | सफेद करने वाला । 

पलितंभविष्णु (वि०) | अपलितः पलितो भवति--पलित 
+मू+खिष्णुच्‌, मम्‌ ] सफेद होने वाला । 

यल्यंकः [ परितः अंष्यतेऽत्र, परि+-अंक्‌ +- घञ्ञ्‌ रस्य लः ] 
पलंग, खाट"- दे० पर्यक । 

पल्ययनम्‌ [ परि+अय्‌+-ल्युट्‌, रस्यलः ] 1. जीन, काठी 
2. रास, लगाम । 

पल्लः [ पल्ल्‌ +-अच्‌ | अनाज का बड़ा भंडार, खत्ती । 

वल्लबः--वम्‌ | पल--क्विप्‌- पल, ल्‌-अप्‌ =्=ूव, पछ 

चादौ छलकच कर्म ० स०] 1. अंकुर, कोष, रहनी 


( ५९७ ) 


--करपल्लवः, लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा--रघु० ११७ 
2. कली, मंजरी 3. विस्तार, फलाव, अभिस्तति 
4. लालरंग, महावर, अलक्त 5. सामथ्यं, शक्ति 
6. घास की पत्ती 7. कंकण, बाजूबंद 8. प्रेम, केलि 
9. चज्चलता, --वः स्वेच्छाचारी । सम०--अंकुरः, 
--आधारः शाखा,- अस्त्र कामदेव का विशेषण, 
-# अशोक वृक्ष । 

पहलबकः [ पल्लव --कै त-क ] 1. स्वेच्छाचारी 2. लौंडा, 
गांडू 3. रंडी का प्रेमी 4. अशोक वृक्ष 5. एक प्रकार 
की मछली 5. अंकुर । 

पल्लविकः | पल्लवः श्युगारो रसः अस्ति अस्य--पल्लव-- 
ठन्‌ ] 1. स्वेच्छाचारी, रसिया 2. लौंडा, बांका, 
छेल । 

पल्लबित (वि०) | पल्लवं-|-इतच्‌ ] 1. अंकुरित होने 
वाला, नई २ कॉपलों से युक्त 2. फेला हुआ, विस्तृत 
--अलं पल्लवितेन 'बस रहने दो और अधिक विस्तार' 
3. लाख से लाल रंग हुआ--तः लाखका रंग । 

पल्लविन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [पल्लव--इनि] 1. नई २ 
कोंपलों से युक्त, नये किसलयों वाला--कु० ३।५४, 
= (पुऽ) वृक्ष । 

एल्लिः,-पल्लो (स्त्रो०) [पल्लून-इन्‌, पल्लि-+ डीष्‌ ] 
1, छोटा गाँव, 2. झोपड़ी 3. घर, पड़ाव 4. एक 
नगर या क़स्वा (नगरों के नामों के अन्त में प्रयुक्त 
जैसे कि त्रिशिरपल्लि) 5. छिपकली । 

पह्लिकर [ पल्लि--कनू्स-टाप्‌ ] 1. छोटा गाँव, पड़ाव 
2. छिपकली । 

पल्बलम्‌ [ पलू+-ववच्‌ ] छोटा तालाब, छप्पड़, जोहड, 
तडाग (अल्पं सरः) स पल्वलजलेऽधुना कथं 
बर्तताम्‌-- भामि० १३, रघु० २।१७,३।३, । सम० 
--आवासः कछुवा--पंकः छप्पड़ का गारा, कीचड़ । 


पवः [ पूस अप्‌ ] 1. वायु 2. पवित्रीकरण 3: अनाज फट- 
कना--बम्‌ गोबर । 

पवनः [ पू-ल्युट्‌ | हवा, वायु सर्पाः पिबन्ति पवनं न च 
दूबलास्ते--सुभा ०, पवनपदवी, पवनसुतः आदि--नम्‌ 
1. पवित्रीकरण 2. फटकना 3. चलनी, झरना 
4. पानी 5. कुम्हार का आवा (पुं० भी) -नो झाड़ । 
सम०-अशञनः-भुज्‌ (पुं ) सांप,-आत्मजः 1. हनुर्मान 
का विशेषण 2. भीम का विशेषण 3. आग,-- आशः 
सांप, सर्प,--साशः 1. गरुड़ का विशेषण 2. मोर, 
---तनयः:,-- सुतः 1. हनुमान्‌ का 2. भीम का विशेषण, 
--व्याधि: 1. कृष्ण के सलाहकार और मित्र उद्धव 
का विशेषण 2. गठिया । 

वबमानः | पू+शानच्‌, मुक्‌ ] 1. हवा, वायु-पवमानः 
पृथिवीरुहानिव--रघु० ८।९ 2. एक प्रकार की 
यज्ञाग्नि जिसे गाहंपत्य कहते हैं । 


पवाकां [पू+-आप्‌, नि० साधुः] बवंडर, आँघी; झंझावात । 

पविः [पूस इ |] इन्द्र का वज । 

एवित (वि०) [पू+मत | पवित्र किया हुआ, छाना 
हुआ- तम्‌ काली मिर्च । 

पवित्र (विश) [ पून प्र्श् ] 1. पुनीत, पावन, निष्पाप, 
पवित्रीकृत (व्यक्ति था वस्तुएँ} -त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि 
दौहित्रः कुतपस्तिलाः---मनु ० ३।२३६, पवित्रो नरः, 
पवित्रं स्थानम्‌ आदि 2. शुद्ध, छना हुआ 3. यज्ञादि 
के अनुष्ठानों द्वारा पवित्र किया गया 4. पवित्र 
करना, पाप घोना,-- श्रम्‌ १. छानने या शुद्ध करने का 
उपकरण, चलनी, झरना 2. कुश की दो पत्ति जो 
यज्ञ में घी को पबित्र करने तथा छींटे देने के काम 
आती हूँ 3. कुशा की बनी अंगूठी जो कई घामिक 
अवसरों पर चौथी अँगुली में पहनी जाती हे 4. जनेऊ 
जो हिन्दुजाति के प्रथम तीन वर्ण पहनते हैं 5 ताँबा 
6. वृष्टि 7. जल 8. रगड़ना, मांजना 9. अर्ध्यं देने 
का पात्र 10. घी 11. शहद, मघु । सम०-- आरोपणम्‌, 
— आरोहणम्‌ यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार, 
उपनयन संस्कार,-षाणि (वि०) दर्भघ'स को हाथ 
से थामने वाला,--घान्यम्‌ जो । 

पवित्रकम्‌ [ पवित्र--के--क ] सन या सुतली का बना 
जाल या रस्सा । 

पशष्य (वि०) [ पशु--यत्‌ ] 1. मवेशियों (गाय भ॑सों 
आदि) के लिए उचित या उपयुक्त-- याज्ञ० १।३२१ 
2. पशुओं से या रेवड या लहंड़े से संबंध रखने वाला 
3. पशुओं का स्वामी 4. पशुतापूर्ण । 


[ सवंमविशेषेण पद्यति--दृश्‌-+ कु, पशादेश ] 
1. मवेशी, (एक या समष्टि). -मनु० ३२७, ३३१ 
2. जानवर 3. बलिपशु जैसे कि बकरा 4. नृशंस, 
जंगली, तिरस्कार प्रकट करने के लिए नर' वाचक 
शब्दों के साथ जोड़ा जाता है--पुरुषपशोश्चपशोश्च 
को विझेष:--हि० १, तु० नृपशु, नरपशु 5. एक उप- 
देवता, शिव का एक अनुचर । सम ०-अबदानम्‌ पशुबलि 


-क्रिया 1. बलियज्ञ की प्रक्रिया 2. स्त्रीप्रसंग,--गायत्री 
वह मन्त्र जो कि बलिके पशु के कान में बोला जाता 
है, यह प्रसिद्ध गायत्रीमंत्र हास्यमय अनुकृति हैं-- 
पशुपाशाय विग्रहे शिरश्छेदाय (विश्वकर्मणे) धीमहि, 
तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ,-- घातः यज्ञ के लिए पशुओं 
का वध,-चर्था सहवास, स्त्री प्रसंग,--धर्मः 1. क्शुओं 
की प्रकृति या लक्षण 2. पशुओं की चिकित्सा 3 
स्वच्छन्द मेथून--मतु० ९।६६ 4. विघवाविवाह, 
--नायः शिव का विशेषण,--पः ग्वाला--पतिः 1. 
झिंव का विशेषण मेघ० ३६, ५६, कु० ६९५ 2 


ग्वाला, पशुओं का स्वामी 3. “पाशुपत नामक दाशं- 
निक सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला दर्शान शास्त्र 


( ५९८ ) 


-_दे० रुर्जे,--पालः--पालकः ग्वाला, पशुओं का | पश्यतोहरः | पञ्यन्तं जनम्‌ अनादृत्य हरति-हन-अच्‌, ष० 


पालन करने वाला,---पालनम्‌,--रक्षणम्‌ पशुओं को तं० अलुक्‌ समासः ] चोर, लुटेरा, डाकू (वह व्यक्ति 
पालना, रखना,: - पाशकः एक प्रकार का रतिबन्ध जो दूसरों की आंखों के सामने ही या स्वामी के 
या मधुन प्रकार,-प्रेरणम्‌ पशुओं कों हांकना,-- भारम्‌ देखते रहने पर भी चोरी कर लेता है, जैसे सुतार) 
(अव्य०) पशुवध की रीति के अनुसार--इष्टिपशु- | पक्ष्यंती [ दृश्‌+ शत, पश्यादेशः, नम ] 1. वेश्या, रंडी 
मारं मारितः श० ६, ~ यज्ञः,-यागः,-- द्रव्यम्‌ पशु 2. विशेष--प्रकार की ध्वनि । 
यज्ञ, --रञ्जुः (स्त्री) पशुओं को सँभालने के लिए | पस्त्यम्‌ [ अपस्त्याथन्ति संगीभूय तिष्ठति यत्र--अप-- 
रस्सी, --राजः सिंह, केसरी । स्त्य+क नि० अंकारलोपः ] घर, निवास, आवास 
पश्चात्‌ (अव्य०) [ अपर+-अति, पञ्चभावः | 1. पीछे पस्त्यं प्रयातुमथ तं प्रभुरापपूच्छे  कीति० ९७४ | 


से, पिछली ओर से - पर्चाढढपुरुषमादाय--श० ६, | पस्पशः (पुं०) पतंजलिप्रणीत महाभाष्य के प्रथम अध्याय 
पञ्चादृच्चे भ॑वति हरिणः स्वांगमायच्छमानः--श० ४ का प्रथम आह्विक-- शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिः 
(पाठान्तर) 2. पीछे, पीछे की ओर, पीछे की तरफ रपस्पशा-शि० २।११२, (यहाँ 'अपस्पश' का अर्थ 
(विप० पुरः) गच्छति पुर रस आत पाद, है 'बिना गुप्त चरो के“) 2. प्रस्तावना, उपाद्धोत । 
स्तुत्‌ चंत:--श० १।३३, ३॥७ 3. (समय और स्थान त त 
वाः, पह्विकः (पुं० ब० एक जातिका 
की दृष्टि से) बाद में, तब, इसके बाद, उसके अत्तर हि कु संभवतः पक्षिया Res ग 04 
-ण्लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌-भतुं० २६०, पा (स्वा० पर० पिवति, पति, कर्मवा० पीयते) 1 
तस्य पश्चात्‌--उसके बाद--रघु० ४।३०, १२।७, हक यी | 
ड १६॥२९, मेघ? ३६, ४४ 4. आखिरकार पीना, एक सांस में चढ़ा जाना पिव स्तन्यं पोत 
१७३७, (६1२३६ लव नीच । --भामि० १।६०, दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्त 
अन्त में, अन्ततोगत्वा 5. पश्चिम से ०. पश्चिम की -वेणी० १1१५, रघु० ३१५४, कुर ३।३६, भट्टि० 
ओर, पश्चिम दिशा की तरफ । सम०--कृत (वि०) १४९२, १ ५1६३ 2. चमना पिबत्यसौ पाययते च 
पीछे छोड़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ, पृष्ठभूमि में फेंका सिध रु शहारे, शा८ 81२४३. चिंतन करना 
हुआ -पश्चात्कृता: स्निग्धजनपशिषो$पि --कु० ७1२८, ( आंख और काने से पीना) उत्सव मताना, ध्यान 
रघु» १७१८, तापः पछताना, ग्लानि, पछतावा | पूर्वक सना निवातपदस्तिमितेन चक्षुषा नृपः 
ण्ठ पछ म क 
ESE 12 स्य कांतं पिबतः सुताननम्‌ रघु० ३।१७, २।१९,७३, 
पश्चार्धः [ अपरश्चासौ अर्घः, कु० स०, अपरस्य पञ्च- ११।३६, १३।३०, मेघ० १६, कु० ७६४ 5. अव- 
भाव: | (शरीर का) पिछला भाग, या पाशवं पश्चा शोषण करना, पी जाना (बाणैः) आयुर्देहातिगैः पीतं 
धेन प्रविष्टः शरपतनभयाऱद्वयसा पूर्वकायम्‌--श० रुधिरं तु पतत्रिभि:--रघु० १२।४८, प्रेर०--पाययति 


१७ 2. (समय और देश की दृष्टि से) अन्तिम ते, 1. पिलाना, पीने के लिए देना,--रघ० १३।९ 
पश्चिम वयसि वर्तमानस्य का० २५, रघु० १९।१, भट्टि० ८४१, ६२ 2. सींचना,--इच्छा० पिपासति, 

५६, पदिचिमाद्यामिनीयामात्‌ प्रसादमिवचेतना - रघु | पीने की इच्छा करना--हलाहलं खलू पिषासति कौतु- 
१७।१, स्मरतः पश्चिमामाज्ञां १७८, पत पश्चि- केन - भामि० १।९५ अनु --, बाद में पीना, अनुसरण 
मयोः पितुः पादयोः-मुद्राश ७ 3. पश्चिमी करना--भनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोकनतं जलां- 
पश्चिमी ढंग का- मन्‌ ० २।२२, ५।९२ (पश्चिमेन) जलिम--रघु ० ८।६८, आ--, 1. पीना--रघ्‌० १४। 
क्रियाविशेषण के रूप में “पश्चिम में” 'बाद में' पीछे २२ 2. पी जाना, अवशोषण करना, चूस लेना 
अर्थो को प्रकट करने लिए, कर्म० या संबंध के साथ आपीतसूर्यं नमः मृच्छ० ५२० उपेति सविता 
प्रयुक्त, इसी प्रकार - पश्चिम में । सम०- अर्धः 1. ह्यस्तं रसमापीय पा्थिवम्‌--महा०, 3. (आँख, कान 
उत्तरार्ध 2, रात का पिछला पहर 3. रात्रि का से) पीने का उत्सव मनाना,--ता राघवं दृष्टिभिरा- 
पिछला भाग उपारताः पडिचिमरात्रगोचरात्‌ - कि० पिबंत्य: रघु० ७1१२, नि~~, 1. पीना, चमना--अत- 
४1१०, (पाठान्तर) । एव निपीयतेऽधरः पंच० १1१८९, दंतच्छदं प्रियतमेन 
पश्चिमा [ पस्चिमन-टाप्‌ | पश्चिम दिशा । सम० निपीतसारम्‌ --मनु० ४।१३ 2. (आँख या कान से) 
--उत्तरा उत्तरपश्चिम । पीना, सौन्दर्यावलोकन करना, परि--,आत्मसात्‌ 
पश्चत्‌ (६०) (स्त्रीञ्जन्ती) | दुश्‌ -!-शतू, पश्यादेश: | करना--उपनिषदः परिपीताः भामि० २४०, 11 
देखने वाला, प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला, अवलोकन (अदा० पर०--पाति, पात) 1. रक्षा करना, देख- 
करने वाला, दाँप्टपात करने वाला, निरीक्षण करने भाल करना, चौकसी रखना, बचाना, संघारण करना 


वाला आदि । । - (आय: अपा० के साथ) पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुम्‌ 


( ५९९ ) 


-+रघु० १०1२५, पातु त्वां““भूतेशस्य भजंगवल्लि- 
बलयखइतद्ध--जूटाजटा:--मा०_ १२, जीवन्‌ पुरः 
शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि--रघु० 
२।४८ 2. हुकूमत करना, शासन करना--पांतु 
पृथ्वीम्‌ `` भूपाः --मृच्छ० १०।६०, प्रेर०- - पालयति 
“ते 1. रक्षा करना, देखभाल करना, चौकसी रखना, 
संधारण करना --कथं दुष्टः स्वथं धर्मे. प्रजास्त्वं 
पालयिष्यसि भद्रि ६१३२, मतु० ९।१०८ रघु० 
९।२ 2. हुकूमत करना, शासन करंना--तां पुरीं 
पालयामास --रामा० 3. पालन करना, स्थिर रखना, 
अनुपालन करना, पुरा करना (प्रतिज्ञा, व्रत आदि), 
पारि तसंगराय---रघु० १३।६५ 4. पालन पोषण 
करना, संवर्धन करना, स्थापित रखना 5. प्रतीक्षा 
करना --अत्रोपविश्य मुहूतेमार्य: पालयतु कृष्णागमनम्‌ 
>वेणी० 1. अनु--1. बचाना, संघारण करना, 
देखभाल करना, रक्षा करना मनु० ८1२७, परि-¬ 
1. बचाना, संघारण करना, देखभाल करना, रक्षा 
करना--याज्ञ० १३३१४ मनु० ९।२५१ 2. हुकूमत 
करना, शासन करना,--मा० १०२५ 3. पालन- 
पोषण करना, संवर्धन करना, सहारा देना 4. स्थिर 
रखना, पालन करना, जमे रहना, धैर्य रखना-अंगीकृतं 
सुकृतिन: परिपालयंति--चौर० ५० 5. प्रतीक्षा करना, 
इंतजार करना--अथ मदनवधूरुपप्लवांतं व्यसनकृशा 
परिपालयांबभूव--कु० ४।४६, प्रति-., 1. बचाना, 
संधारण करना 2. प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, 
3. अमल करना, आज्ञा मानना । 


वा (वि०) (समास के अन्त में) [पा विच] 1. पीने 


वाला, चढ़ा जाने वाला --जेसा कि सोमपाः, अग्रेपाः 
में 2. बचाने वाला, देखभाल करने वाला, स्थिर रखने 
वाला --गोपा । 


वांस (श) न (वि०) (स्त्री०-ना,--ती) [प्रायः समास 


के अन्त में) [पंस (श्‌) +ल्युट्‌, पृषो० दीषंः] 
कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला, दूषित 
करने बाला--पौलस्त्यकुलपाँसन . महावी० ५ 2. 
विषाक्त करने वाला, भ्रष्ट करने वाला 3. दुष्ट, 
तिरस्करणीय 4. बदनाम, कुख्यात । 


वांस (ज) व (वि०) [पांसु (शु) --अण्‌] घूल से भरा 


हुआ । 

वासुः (शुः) [पंस्‌ (श्‌) ‡कु, दीर्घः] 1. धूल, गर्द, चूरा 
(जीर्ण होकर गिरने वाला)--रघु० २।२, ऋतु० 
१।१३, याज्ञ० ११५० 2. घूलकण 3. गोबर, खाद 
4. एक प्रकार का कपूर । सम०-- कासीसम्‌ 
--कुली प्रशस्त पथ, राजमागं,- कूलम्‌ 1. धूल का 
ढेर 2. ऐसा कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम न हो, निरुपपदशासन,--कृत (वि०) 


धूल से भरा हुआ,-क्षारम्‌,-जम्‌ एक प्रकार का 
नमक,--चत्बरम्‌ ओला,--चंदतः शिव का विशेषण, 
--चासरः 1. धूल का ढेर 2. तंबू 3. दूम से ढका 
नदीतट 4. प्रशंसा,-'जालिकः विष्णु का विशेषण, 
--पटलम्‌ धूल की परत या तह,--मर्दनः पेड़ की 
जड़ों के पास चारो ओर से खोद कर पानी सींचने 
का स्थान, आलवाल, थांवला । 


पांसु (शु) रः [पांसु (शु) नरा क] 1. डांस, गोमक्खी 


2. विकलांग, लूंजा जो गाड़ी में बैठकर इधर उधर 
घूमे 1 


~ 


पांसु (शु) लः (वि०) [पांसु (शु) लन्‌] 1. धूल से 


भरा हुआ धूलिधूसरित-मा० २४ 2. अपवित्र, 
दूषित, कलुषित, कलंकित - दारत्यागी भवाम्याहो 
परस्त्रीस्पर्षपांशुलः श० ५।२८ 3. दूषित करने 
वाला, कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला 
--जैसा कि 'कुलपांसुल': में,-लः 1.दुरचरित्र, स्वेच्छा" 
चारी, लम्पट 2. शिव का विशेषण,---ला 1. रजस्वला 
स्त्री 2. असती या व्यभिचारिणी स्त्री, अ सती स्त्री 
--रघु ० २।२ 3. पृथ्वी । 


पाकः [पच्‌ +-घञ्ञ,] 1. पकाना, प्रसाधन, सेकता, उबा- 


लना 2. (ईट आदि) आँच लगाना, सेकना--मनु० 
५।१२२, याज्ञ १।१८७ ३. (भोजन का) पचना 
4. पका होना - -ओषध्यः फलपाकांताः-मनु० १४६ 
फलमभिमुखपाकं राजजंबूदरुमस्य-विक्रम० ४1१३, मा० 
९।३१ ४. परिपक्वता, पूर्ण विकास धी", मति० 
6. सम्पूति, निष्पन्नता, पूरा करना - युयोज पाकाभि 
मुखै भुत्यान्‌ विज्ञापना फलैः रघु० १७४० 7. नतीजा 
परिणाम, फल, परिकलन, (आलं० भी) आशीभिरे- 
धयामासुः पुरः पाकाभिरंबिकाम्‌्--कु० ६।९० पाका. 
भिमुखस्य देवस्य--उत्तर०७।४, १४ कृत कार्यों 
के फलों का विकास 9. अनाज, अन्न-नीवारपाकादि- 
रघु० ५।९ (पच्यते इति पाकः धान्यम्‌) 10. पकने 
की क्रिया, ( फोड आदि का ) पकना, पीप पड़ना 
11. बुढ़ापे के कारण बालों का सफेद हो जाना 
12. गार्हपत्याग्नि 13. उल्लू 14. बच्चा, शिशु 
19. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मारा था । सम०-- 
आगारः, रम्‌--आगारः, -रम्‌ - शाला, ~ स्थानम्‌ 
रसोई, - अतीसारः पुरानी पेचिश,-- अभिमुख (वि०) 
1. पकने के लिए तैयार, बिकासोन्मुख 2. कृपापरा- 
यण,--जम्‌ 1. काला नमक 2. उदरवायु,-- पात्रम्‌ 
पकाने का बर्तन,--पुटी कुम्हार का आवा,- यज्ञः 
गृह्मयज्ञ, (इसके भेदों के लिए दे० मनु० २।१४३ पर 
उल्लू०) शुक्ला खडिया- शासनः इन्द्र का विशेषण 
--कु० २।६३, - शासनिः 1. इन्द्र के पुत्र जयन्त का 
विज्ञेषण 2. वालि तथा 3. अर्जुन का विशेषण । 


( ६०० ) 


पाकलः [पाक--ला--क] 1. आग 2. हवा 3. हाथी 
का ज्वर--तु० कूटपाकल । 

पाकिम (वि०) [पाकेन निवृत्तम्‌--पाक-|-इमप्‌] 1. पका 
हुआ, प्रसाधित 2. (प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से) 
पका हुआ 3. नमक आदि) उबाल कर प्राप्त किया 
हुआ ! 

पाकुः, पाकुकः [पच्‌ +-उण्‌, क आदेशः] रसोइया । 

पावय (वि०) [पच्‌ 1-ण्यत्‌, क आदेशः] पकाने के योग्य 
प्रसाधित होने के लायक, परिपक्व होन के योग्य, 
~-क्थः जवाखार शोरा । 

पाक्ष (वि०) ` (स्त्री०-क्षी) [पक्ष+अण्‌] 1. (कृष्ण या 
शुक्ल) पक्ष से संबंध रखने वाला, पाक्षिक 2. किसी 
दल या पार्टी से संबद्ध । 


पाक्षिक (वि०) (स्त्री०-की) [पक्ष--ठक्‌] 1. पक्ष से 
संबद्ध, अर्घमासिक 2. पक्षी से संबद्ध 3. किसी दल 
या पार्टी का पक्ष लेने वाला 4. तर्क विषयक 
5. ऐच्छिक, वैकल्पिक, अनुमत परन्तु विशेष रूप से 
निर्धारित न हो--नियमः पाक्षिके सति,-कः बहेलिया, 
चिड़ीमार । 

पालंडः [पातीति--पा --क्विप्‌, पाः त्रयीघमः, तं खण्ड- 
यति - पा+-खण्ड्‌-अच्‌] विधर्मी, नास्तिक पाखंड 
चंडालयोः, पापारंभकयोमुंगीव वृकयोर्भीरुर्गता गोचरम्‌ 
ण्ण्मा० ५1२४, दुरात्मन्‌ पाखंड चंडाल--मा० ५। 

पागल ( वि० ) [ पारक्षणम्‌, तस्मात्‌ गलति विच्युतो 
भवति -पा--गल्‌ +अच्‌] विक्षिप्त, जिसका दिमाग 
खराब हो । 

पाक्तेय, पांक्त्य (वि०) [पंक्ति 1 ढक्‌, यत्‌ वा] 1, भोजन 
पंक्ति में एक साथ बैठने के योग्य 2. साहचर्य के 
उपयुक्त । 

पाचक (वि०) [पच्‌ ]-ण्वुल्‌] 1. पकाना, सेकना 2. पचाने 
वाला, पौष्टिक -कः 1. रसोइया 2. आग, क्म्‌ 
2912 । सम० -स्त्री महाराजिन, रसोई बनाने वाली 

! 

फान (वि०) ( स्त्री०-नी ) [ पच्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 
1. पकाने वाला 2. पकने वाला 3. पचाने वाला, 
हाजिम,--नः 1. आग 2. खटास, अम्लता, -- नम्‌ 
1. पकाने की क्रिया 2. पकने की क्रिया 3. घुलन- 
शील, भोजन पचाने ' वाली औषधि 4. घाव भरना 
5. तपस्या, प्रायद्चित्त । 

पाचल [ पच्‌ + णिच्‌+-कलन्‌ ] 1. रसोइभा 2. आग 
3. हवा, ` -खम्‌ पकाना, परिपक्व करना । 

पाचा ;पच्‌+-णिच्‌+- अङ {-टाप्‌] पकाना । 

पांचकपाल (वि०) (स्त्री०-ली ) [ पंचकपाल-- अण्‌ ] 
पाँच कपालों में भर कर दी गई आहुति से संबंध 
रखने बाळा । 


पांखजन्यः [पंचजन- व्य] कृष्ण के शंख का नाम- (दधानो) 
निघ्वानमश्ूयत पांचजन्य:-- शि ३।२१, भग० १।१५। 
सम०--धरः कृष्ण का विशेषण । 

यांचडझ (वि०) (स्त्री०-शी) [ पंचदशी |-अण्‌ ] मास 
की पन्द्रहवी तिथि से संबंध रखते वाला । 

पाँचदश्यम्‌ [पंचदशन्‌ --ष्यव्न ] पन्द्रह का समुच्चय । 

पांचनद (वि०) [पंचनद+-अण्‌] पंचनद या पंजाब में 
प्रचलित । 

पाँचभोतिक (वि०) (स्त्री-की) [पंचभूत-[-ठक्‌, द्विपद- 
वृद्धि] पाँच तत्त्वों के समूह से बना हुआ, या पांच 
तत्त्वों बाला, पांच भौतिकी सृष्टिः- महावी ६, 
याज्ञ० ३1१७५ । 

यांचवषिक (वि०) [पंचवर्ष+-ठञ्ञ्‌] पाँच वर्ष का। 

पाचशब्विकम्‌ [पंचशब्द-|-ठक्‌] 1. पाँच प्रकार का संगीत 
2. गायन संबंधी वाद्ययंत्र । 

पांचाल (वि०) (स्त्री०-ली) [पंचाल--अण्‌] पंचाल से 
संबद्ध या पंचालों के शासक,--लः 1. पंचालों का 
देश 2. पंचालों का राजकुमार,--लाः ( पुं०पुं० ) 
पंचाल देश के लोग । 

पाँचालिका [पांचाली --कप्‌--टाप्‌, हस्वः] गुड़िया, पुतली- 
स्तन्य त्यागात्रभृति सुमुखी दंत पांचालिकेव क्रीडा- 
योगं तदनु विनयं प्रापिता वर्धिता च--मा० १०1५ । 


पांचाली [ पांचाल --अण्‌ +ङीप्‌ ] 1. पंचाल देश की राज 
कुमारी या स्त्री 2. पांडवों की पत्नी, द्रौपदी 3. 
गुड़िया, पुतली 4. (अलं०) रचना की चार शैलियों 
में से एक -सा० द० द्वारा दी गई परिभाषा--वर्ण: 
रोषैः (अर्थात्‌ माधुर्यव्यंजकौजः प्रकाशकाम्यां भिन्नैः) 
पुन्वयोः, समस्त पंचषपदो बंधः पांचालिको मत: 
६२८। 

पाद्‌ (अव्य) [ पट्‌+-णिच्‌-क्विप्‌ | एक अव्यय जो 
बुलाने के लिए-अर्थात्‌ संबोधन के रूप में प्रयुक्त 

जाता हे । 

पाटकः [ पट्‌ +-णिच्‌ ण्वुल्‌ ] 1. विदारक, विभाजक 2. 
गाँव का एक भाग 3. गाँव का आघा हिस्सा 4. एक 
प्रकार का संगीत-उपकरण 5. तक, किनारा 6. घाट 
की चौड़ियाँ 7. मूलघन या पूंजी की हानि 8. वित्ता 
या बालिश्त 9. पासे फेंकना । 

पाटख््रः [ पाटयन्‌ छिन्दन्‌ चरति चर--अच्‌, पृषो० ] 
चोर, लुटेरा, पाड लगाने वाला, कुसुमरसपाटच्चरः 
--श° ६, पदिनीपरिमलालिपाटच्चरे:---भामि० 
२।७५ । 

पाटनम्‌ [ पट्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] विदीणं करना, तोड़ना, 
फाड़ना, नष्ट करना | 

पाटल (वि०) [ पट्‌-+-णिच्‌--कलच्‌ ] पीतरक्त वर्ण, 
गुलाबी रंग, अग्रे स्त्री नखपाटलमं कुरबकम्‌--विक्रम्‌ ० 


१ ६०१ ) 


२।७, पाटलपाणिजां कितमुरः--गीत० १२, -छः 
पीतरक्त, प्याजी या गुलाबी रंग --कपोलपाटलादेशि 
बभूव रघुचेष्टितम्‌ --रघु० ४६८ 2. पादर का फूल 


पाठ करने वाला 3. आध्यात्मिक गुरु 4. छात्र, 
विद्यार्थी, विद्वान्‌ । 
वाठनम्‌ [ पठ्‌+- णिच्‌-ल्युट्‌ | अध्यापन, व्याख्यान देना । 


पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता:--श० १।३,--लस्‌ 1. | पाठित (भू क० कृ०) | पठ-+णिच्‌ +क्त ] पढ़ाया 


पाटल वृक्ष का फूल -रघु० १६।५९, १९४६ 2. 
एक प्रकार का चावल जो बरसात में तैयार होता है 
3. केसर, जाफरान । सम०--उपलः लाल,--दरुमः 
पादर वक्ष । 

पाटला [ पाटल--अच्‌ +टाप्‌ ] 1. लाल लोध्र 2. पादर 
का वृक्ष तथा उसका फूल 3. दुर्गा का विशेषण । 


पाटलिः (स्त्रीश) [ पाटल--इनि ] पादर का फूल। 
सम०--पुत्रम्‌ एक प्राचीन नयर, मगघ को राजधानी, 
जो शोण और गंगा के संगम पर स्थित है, जिसे कुछ 
लोग वर्तमान 'पटना' मानते हैँ, इसको 'पुष्पपुर' या 
'कुसुमपुर' भी कहते है - दे० मुद्रा० २३, ४।१६, 
रघु० ६२४! 
पाटलिक: [ पाटलि-+-कन्‌ ] छात्र, विद्यार्थी । 
पाटलिमन्‌ (पुं०) [ पाटल--इमनिच्‌ ] पीतरक्‍त वर्ण । 
पाटल्या [पाटल--यत्‌--टाप्‌] पाटल के फूलों का गुच्छा । 
पाटबम्‌ | पट --अण्‌ ] 1. तीक्ष्णता, पैनाथन 2. चतुराई, 
कौशल, दक्षता, प्रवीणता--पाटवं संस्कृतोक्तिषु --हि० 
१, कि० ९।५४ 3. ऊर्जा 4. फुर्ती, उतावलापना । 
पाटबिक (वि०) (स्त्री०--की) [ पाटव-+ठन्‌ | 1. 
चतुर, तीक्ष्ण, कुशल 2. धूत, चालवाज, मक्कार । 
पाटित (भू० क० कृ०) [ पट--णिच्‌ --क्त ] 1. फाड़ा 
आ, चीरा हुआ, टुकड़े २ किया हुआ, तोड़ा हुआ 2. 
वद्ध, छिद्रित --रघु० ११।३१। 
पाटी [ पट्‌+-णिच्‌+-इन्‌+ ङीष्‌ | अंकगणित । 
गणितम्‌ अंकगणित | 
पाटौरः | पटीर |-अण्‌ ] 1. चन्दन--पाटीर तव पटीयान्‌ 
परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌-भामि० १।१२ 2. खेत 
3. राँगा 4. बादल 5. चलनी । 
पाठः [ पठ्‌ञ-घञ्ग्‌ ] 1. प्रपठन, सस्वर पाठ, आवृत्ति 
करना 2. पढ़ना, वाचन, अध्ययन 3. वेदाघ्ययन, वेद- 
पाठ, ब्रह्मयज्ञ, ब्राह्मणों के द्वारा पाँच दैनिक यज्ञों में 
से एक 4. पुस्तक का मूळपाठ, स्वाध्याय, पाठभेद-- 
अत्र गंधवद्गंधमादन: इत्ति आगंतुक: पाठः, प्राचीनपा- 
पाठस्तु सुगंधिगंधमादन: इति पुंल्लिगांतः--मल्लि० 
कु० ६।७ पर । सम०--अन्तरम्‌ दूसरा पाठ, पाठभेद, 
छेदः विराम, यति,--दोषः दूषित पाठ, पाठ की 
अशुद्धियाँ, - निइचयः किसी संदर्भ का पाठ निर्धारित 
करना,--मंजरी, -झालिनी मैना, सारिका, -झाला 
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यामंदिर! 
पाठकः [| पठ्‌+-णिच्‌+-ए्बुल्‌ ] 1. अध्यापक, प्राध्यापक, 
गुरु 2. पुराण या अन्य धामिक ग्रन्थों का सार्वजनिक 


७६ 


सम० 


हुआ, शिक्षा दिया हुआ । 
पाठिन्‌ (विश) {| पठ्‌--णिनि, पाठ--इनि वा} 1. 
जिसने किसी विषय का अध्ययन किया हो 2. जान- 
। कार, परिचित । 
पाठीनः [ पठ्‌-}-ईनणू ] 1. पुराना या अन्य धार्मिक ग्रंथों 
की कथा करने बाला 2. एक प्रकार की मछली 
|  जविवृत्त पाठीन पराहतं पयः कि० ४।५। 


वणः { पण्‌ 4-घञ््‌ ] 1. व्यापार, व्यवसाय 2. व्यापारी 
3. खेल 4. खेल पर लगा या गया दाँव 5. करार, 
6. प्रशंसा 7. हाथ । 

पाणिः | पण्‌-इण्‌ | हाथ--दानेन पाणिनं तु कंकणेन 
(विभाति) --भतुं° २।७१,--णिः (स्त्री) मंडी 
(पाणौ कृ हाथ में थामना, विवाह करना,--पाणौ- 
करणम्‌ विवाह) । सम०-- गृहीती, हाथ से ग्रहण 
की गई, ब्याही गई, पत्मी,- ग्रहः,- ग्रहृणम्‌ विवाह 
करना, शादी, रघु० ७।२९, ८।७, कु० ७।४,--प्रहीत्‌ 
(पुं) --ग्राहः दूल्ला, पति--ध्यायत्यनिष्टं यर्किचित्‌ 
पाणिग्राहस्य चेतसा--मनु० ९।२१, बाल्ये पितुवंशे- 
तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने --५। १४८,---घः 1. ढोल 
बजाने वाला 2. कारीगर, शिल्पकार,--घातः हाथ 
का प्रहार, घूँसा, --जः नाखून-तस्याः पाटलपाणि- 
जाङ्कितम्‌रः-गीत० १२,- -तलम्‌ हथेली,-- धर्मः 
विवाह को विधि,-पीडनम्‌ विवाह, पाणिपीडनमहं 
दमयन्त्याः कामयेमहि महीमिहिकांशो--नै० ५।९९ 
~~-पाणिपीडनविपे रनन्तरम्‌ - - कु० ८।१, - प्रणयिनी 
पत्नी--बंघः हाथों का मिलना” विवाह,-- भुज्‌ 
(पुं) बड़ का वृक्ष, गूलर का वृक्ष,--मुक्तम्‌ हाथ 
के फेंक कर मारा जाने वाला आयुध, अस्त्र,--रुह 
(पुं), रुहः अंगुली का नाखून,--वादः 1. तालियाँ 
बजाना 2. ढोल बजाना, सर्ग्या रस्सी । 

पाणिनिः (पुं ) एक प्रसिद्ध वैयाकरण का नाम, यह 
अन्तःस्फूर्तं मुनि समझे जाते हैं, कहते है कि व्यांकरण 
का ज्ञान इन्होंने शिव से प्राप्त किया था । 'अष्टा- 
ध्यायी' नाम का व्याकरण इन्होंने ही रचा । 

पाणिनीय (वि०) [ पाणिनि+छ ] पाणिनि से संबंध 
रखने वाला, या उसके द्वारा बनाया गया-शि० 
१९।७५, यः पाणिनि का अनुयायी --अक्ृतव्यूहाः 
पाणिनीयाः, थम्‌ पाणिनि द्वारा प्रणीत व्याकरण । 

पाणिधम-य (वि०) [ पाणि--ध्मा (धे) +-खश्‌, मुम्‌, ] 
हाथ से धौंकने वाला, हाथ से फूंकने वाला, हाथ से 
पीने वाला । 


( ६०२ ) 


पांडर (वि०) [ पाण्डर--अच्‌ 
सफ़ेद 2. गेरु 3. चमेली का फूल । । 
पांडव | पाण्डोः अपत्यम्‌ ` पाण्डु +-अण्‌ | पाण्डु का पुत्र | 
या सन्तान, पांडु के पाँचों पुत्रों में से कोई सा एक -- | 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव-हंसाः संप्रति- | 
पांडवा इन बनादज्ञातचर्या गताः-मृच्छ० ५1६1 सम० | 
~आभीलः कृष्ण का नाम,-श्रेष्ठः युधिष्ठिर का नाम। | 
पांडवीय (वि०) [ पांडव-|-छ ] पांडवों से संबंध रखने | 
वाला । । 
पांडवेय--पांडव । | 
पांडित्यम्‌[पंडित +-ष्यञ््‌ ] 1. विद्वत्ता, गहन अधिगम~विद्या | 
तदेव गमकं पाण्डित्यवेदग्ध्ययोः-मा० १।७ 2. चतु- | 
राई कुशलता, दक्षता, तीक्ष्णता -नखानां पाण्डित्यं | 
प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः--भामि० १।२। | 
पांडु वि०) [ पण्ड--कु, नि० दीर्घः ] पीत-धवल, सफ़ेद 
सा, पीला पीताभविकलकरणः पांड्च्छायः शुचा | 
परिदुर्बलः--उत्तर० ३।२२,-डुः 1. पीत-धवल, या | 
पीताभ श्वेत रंग 2. पीलिया, यरकान 3. सफ़ेद हाथी | 
4. पांडवों के पिता का नाम [ विचित्रवीर्य की विधवा 
अंबिका से व्यास के द्वारा पांडु का जन्म हुआ था । 
पांडु रंग का पैदा होने के कारण उसका नाम पांडु 
पड़ा, क्योंकि व्यास के साथ सहवास के अवसर पर | 
उसकी माता पांडू रंग की हो गई थी--(यस्मात्पांड- | 


र | 1. धवल, पीतधवल, | पांडर (वि०) | पाण्डुवणोऽस्थास्ति - पांडु + र ] सफेद 


सा, पीत-ववल, पीताभ-सवेत, पीला--छविः पांडुरा 
श ३।१०, रघु० १४।२६, कु० ३।३३,---रम्‌ 
श्वेत कुष्ठ । सम०-- इक्षुः एक प्रकार की ईस, 
पौण्डा । 


पांड्रिमन्‌ (पुं०) [ पांडुर--इमनिच्‌ ] पीलापन, सफेदी 


या पीला रंग । 


पांड्या: ( पु०, ब० व०) [ पांडु देशः, अभिजनोऽस्य राजा 


वा--पाण्डु+-ड्यन | एक देश का नाम, देश के 
निवासियों का नाम--तस्यामेव रघोः पांड्या: प्रतापं 
न विषेहिरे--रघु० ४।४९,--डथः उस देश का राजा 
-एरघु० ६।६०। 


पात (वि०) [पा--क्न | रक्षित, देखभाल किया गया, 


संघारित--तः [ पत्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. उड़ना, उड़ान 
2. उतरना, अवतरण करना, उतार 3. नीचे गिरना, 
पतन, पराजय (आलं० भी) दुम०, गृह०, चरणपातः 
पेरों में गिरना-रघु० ११।९२, पातोत्पाती उदय और 
अस्त 4. नाश, विघटन, बर्वादी-कु० ३।४४ 5. आघात 
प्रहार--जेसा कि 'खङ्गपात' में 6. बहना, छूटना, 
निकलना--असूक्पातै:--मनु० ८४४ 7. डालना 
फेंकना, निशाना बनाना--दृष्टि० -रघु० १३1१८, 
8. आक्रमण, हमला 9. घटना, होना, घटित होना 
10. दोष, त्रुटि 11. राहु का विशेषण । 


त्वमापन्ना विरूप प्रेक्ष्य मामिह, तस्मादेव सुतस्ते | पातकः, -कम्‌ | पतु--णिच्‌--ण्वुल्‌ | पाप, जुर्म (हिन्दु- 


वे पाण्डुरेव भविष्यति--महा ०, ) -किसी शाप के कारण | 
पाण्डु को स्वयं सन्तानोत्पत्ति करने से रोक दिया | 
गया था । इसीलिए उसने कुन्ती को दुर्वासाऋषि से | 


धर्मशास्त्र में पाँच महापातक गिनाये गये है-ड्रह्महत्या 
सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः, महान्ति पातकान्याहुः 
ससर्गश्चापि तैस्सह--मनु ० ११।५४। 


प्राप्त मंत्र का उपयोग करके सन्तान प्राप्त करने की | पातड़िः [ पतङ्ग+-इञ्ञ्‌ ] 1. शनि 2. यम 3. कर्ण और 


अनुमति दे दी थी, फलतः कुन्ती ने युधिष्ठिर, भीम 


सुग्रीव का विशेषण । 


और अर्जुन को जन्म दिया, इसी मंत्र के उपयोग से | पातंजल (वि०) (स्त्री--ली) [ पतंजलि+-अण्‌ ] पतं- 


सादरी ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया । एक 

दिन पाण्डु अपने शाप को भूलकर जिसके कारण वह; 
सावधान था, उसने माद्री का आलिंगन करने का | 
दुस्साहस किया, परन्तु वह उसके भुजपाश में ही | 
मृत्यु को प्राप्त हो गया ] । सम ०---आमयः पीलिया | 
यरकान, --कंबलः 1. सफ़ेद कंबल 2. गरम चादर | 
3. राजकीय हाथी की झूल--पुत्रः पांडू का पुत्र, | 
पाँचों में से कोई एक,--मृत्तिका, सफ़ेद या पीली | 
मिट्टी,--रागः सफ़ेदी, पीलापन,--लेखः खड्या से | 
बनाई रूपरेखा, भूमि या किसी फलक पर खड़िया : 
से बनाई गई कोई रूपरेखा पाण्डुलेखेन फलके भूमौ | 
वा प्रथमं लिखेत्‌, न्यूनाधिकं तु संशोध्य पश्चात्पत्रे ' 
निवेशयेत्‌ - व्यास०,--झमिला द्रौपदी का विशेषण, ¦ 


जलि द्वारा रचित,--पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि 
परिश्रम:--परिभाषेन्दुशेखर,--लम्‌ पतंजलि द्वारा 
प्रणीत योगदर्शन, (एसा विश्वास किया जाता है कि 
महाभाष्यकार पतंजलि ही योगदर्शन के प्रणेता थे, 
परंतु यह विचार संदेह से परे नहीं है) । 


पातनम्‌ | पत्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ | 1. गिरने का कारण बनना, 


गिराना, नीचे लाना या फंक देना, पछाड़ देना, नीचे 
पटक देना 2. फेंकना, डालना 3. हीत करना, नीचा 
दिखाना । (विशे०--उन संज्ञा शब्दों के अनुसार 
जिनके साथ 'पातन' शब्द प्रयुक्त होता हुँ, 'पातन' के 
भिन्नर अर्थ हुँ--उदा० दंडस्य पातनम्‌-'डंडा गिराना' 
दण्ड देना, गर्भस्य पातनम्‌ --गर्भ का गिराना, गर्भपात 
कराना) । 


सोपाकः एक वर्ण संकर जाति---चांडालात्पांडु- ` पातालम्‌ [पतत्यास्मिन्नधर्मेण -- पत्‌ +-आलञ्न्‌ ] 1. पृथ्वी के 


सोपाकस्त्वकसारव्यवहारवान्‌--मनू० १०।३७ ¦ 


नीचे स्थित सात लोकों में से अन्तिम लोक-नागलोक, 


( ६०३ ) 


बह सात लोक ये हैँ--अतल, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल, मह॒ःतल और पाताल 2. निम्नप्रदेश, या 
नीचे का लोक--रघु० १५८४, ११८० 3. गढ़ा, छिद्र 
4. वडवानल । सम०--गंगा नीचे के लोक में बहने 
वाळी गंगा,--ओकस्‌ (पुं०) निलयः, - निवासः 
--वासिन्‌ (पुं०) 1. राक्षस 2. नाग या सपँदैत्य । 

पातिकः [ पात-{-ठनू | गंगा में रहन वाला सूस, शिशु 
मार । 

पातित (भू० क० कृ०) [ पत्‌ +णिच्‌+-क्त ] 1. डाल 
गया, फेंका गया नीचे गिराया गया, पटक दिया गया 
2. परास्त किया गया, नौचा दिखाया गया 3. नीचा 
किया गया । 

पातित्यम्‌ [ पतित +ष्यञ्ञ्‌ | पद या जाति का पतन, 
पदच्यूति, जातिश्रंशता । 


पातिन्‌ (वि०) (स्त्री० --नी) [ पत्‌--णिनि ] 1. जाने 
वाला, अवतरण करनेवाला, उतरने वाला 2. पतनशील, 
डूबनेवाला 3. पड़ने वाला 4. गिरने वाला, फेंकने वाला 
5. उड़ेलने वाला, छोड़ने वाला, निकालने वाला । 

पातिली | पातिः संपातिः पक्षियूथं लीयतेऽत्र-पानि+-ली 
ज-ड¬-डीष्‌ ] 1. जाल, फंदा 2. छोटा मिट्टी का 
बर्तन, हांडी । 

पातुक (वि०) (स्त्री०--की) [ पत्‌ -- उकञ्ग्‌ ] 1. पतन- 
शील, 2. गिरने की आदत वाला,--कः पहाड़ का 
ढलान, चट्टान 2. शिशुमार, सूस । 

पात्रम्‌ [ पाति रक्षति, पिबन्नि अनेन वा--पा-+ष्टूरन्‌ ] 
1. पीने का बर्तन, प्याला, गिलास 2. कोई भी बर्तन 
-र्‍पात्रे निधायाध्यम्‌--रघु० ५२, १२ 3. किसी 
वस्तु का आधार, प्राप्तकत्ता-पंच० २।९७ 4. जला- 
शर 5. योग्य व्यक्ति, दान पाने के योग्य, दानपात्र 
वित्तस्य पात्रे व्ययः--भतुं ° २।८२, भग० १७२२, 
याज्ञ ० १।२०१, रघु० ११।८६ 6. अभिनेता, नाटक 
का पात्र-तत्प्रतिपात्रमाधीयतां यत्त:--श० १, 
उच्यतां पात्रवर्गः-विक्रम० १, नाटक का पात्र 7. राजा 
का मंत्री 8. नहर या नदी का पाट 9. योग्यता, 
औचित्य 10. आदेश, हुक्म । सम०--उपकरणम्‌ 
घटिया प्रकार की सजावट--पालः 1. चभ्पू, डांड 
2. तराजू की डंडी--संस्कारः 1. बर्तनों को मांज 
धोकर साफ करना 2. नदी का प्रवाह । 

पात्रिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पात्रय-ठन्‌ ] 1. किसी 
बर्तन की नाप, आढक 2. योग्य, यथोचित, समुचित, 
“कम्‌ बर्तन, प्याला, तश्तरी । 

पात्रिय, पात्य (वि०) [ पात्रमहति--पात्रञ-घ, यत्‌ वा] 
भोजन में भाग लेने के योग्य । 

पात्रीयम्‌ ! पात्र न-छ ] यज्ञीय पात्र --खुवा आदि । 

पात्रीरः-रम्‌ [ पार्दै राति-पात्रीय-राञ-क ] आहुति । 


पात्रे बहुलः, पात्रेसमितः [ पात्रे भोजनसमये एव बहुलः 
संगतो वान तु कार्ये-अलुक्‌ समास ] 1. केवल 
भोजन का साथी, परान्नभोजी 2. धोखेबाज, कपट 
पाखंडी । 

पाथः [ पीयतेऽदः, पा+-थ ] 1. अग्नि 2. सूर्य --थम्‌ जल ¦ 

पाथस्‌ (नपुं) [ पा+-असुथुन्‌, थुक्‌ च | 1. जल, गंगा० 
२६ 2. हवा, वायु 3. आहार। सम०- जस्‌ 1. 
कमल 2. शंख, - दः,---धरः बादल, घिः, --निधिः, 
-- षतिः समुद्र, नै १३।२०। 

पाथेयम्‌ [ पथिन्‌ । ढडा, | भोज्य सामग्री जिसे यात्री राह 
में खाने के लिए साथ ले जाता है, मार्गव्यय-- जग्राह 
पाथेयमिवेन्द्रसूनुः-कि० ३।३७, बिसकिसलयच्छे- 
दपाथेयवन्तः--मेघ० ११, विक्रम» ४1१५ 2. कन्या- 
राशि । 

षादः [ पद्‌ --घडा, ] 1. पेर (चाहे मनुष्य का होया 
किसी जानवर का) तथोर्जगृहतुः पादान्‌ ---रधु० १। 
५७, पादयोनिपत्य, पादपतितः (समास के अन्त में 
'पाद' को बदल कर “पाद्‌' हो जाता है, यदि इससे 
पूर्व सु! हो या संख्यावाचक शब्द, उदा० सुपाद्‌, 
द्विपाद्‌ त्रिपाद्‌ आदि; जिस समय पूर्वपद तुलना-मान 
के रूप में प्रयुक्त किया जाय, उस समय भी 'प्राद' 
हो जाता हे यदि पूर्वपद 'हस्ति' से भिन्न हो- दे० 
पा० ५।४।१३८-४०, उदा» व्याघ्रपाद्‌; अतिशय 
आदर तथा सम्मान व्यक्त करने के लिए, कर्तृं ० का 
बहुवचनान्त रूप व्यक्तियों की उपाधियों या नामो 
के साथ जोड़ दिया जाता है: मृष्यंतु लवस्य बालि- 
शतां तातपादाः--उत्तर० ६, १।२९ देवपादानां 
नास्माभिः प्रयोजनम्‌ -- पंच० १, इसी प्रकार -- एवमा- 
राध्यपादा आज्ञापयंति - प्रबो> १, एवं --कुमारि- 


पादाः--आदि 2. प्रकाश की किरण-- बालस्यापि 
खे: पादाः पतंत्यृपरि भूभृताम्‌ पंच० १।३२८, शि० 
९1३४, रघु० १६५२, (यहां शब्द का अर्थ र’ 
भी हैं) 3. पैर या पावा (जड़ पदार्थो का, खाट 
आदि का) 4. वृक्ष की जड़ या पेर जैसा कि 'पादप' 
में 5. गिरिपाद, तलहटी (पादाः 33208 मेघ० 
१९, श० ६1१६ 6. चौथाई, चौथाभाग, जैसा कि 
सपादो खूपकः' में (सवा रुपया)--मनु० ८1२४१, 
याज्ञ० २1१७४7. श्लोक का एक चरण, पंक्ति 8. 
किसी पुस्तक के अध्याय का चौथा भाग जैसा कि 
ब्रह्मसूत्र का या पाणिनि की अष्टाध्यायी का 9. भाग 
10. स्तंभ, खंभा । सम०--अग्रम्‌ पेर का आगे का 
भाग--रत्न० १।१,--अंकः पदचिह्ल,--अंगदम्‌, 
--दी पैर का आभूषण, नूपुर, पायल,--अंगुष्ठः पैर 
का अंगूठा,-अंतः पेरों का अन्तिम भाग, अंतरम्‌ 
एक पग के बीच का अन्तराल, एक पर की दूरी 


( ६०४ ) 
(अव्य०-रे) 1. एक पद की दूरी के बाद 2. निकट, | 


सटा हुआ,---अआम्बु (नपुं०) छाछ जिसम एक चौथाई 


पानी हो,---अंभस्‌ (नपु०) जल जिसमें श्रद्धेय व्यक्तियों । 


के चरण धोये हों,--अरविदम्‌,- कसलम्‌,--पंकजम्‌, 
"पदम्‌ कमल जैसा पैर, कमलचरण,--अलिदी 
किदती, नाव,---अवसेचनम्‌ 1. चरण धोना 2. पैर 
धोने के लिए पानी, - अध्यात ठोकर,--आनत (वि० ) 
भूशापी, पैरों में पड़ा हुआ--कु० ३।८,- आवतं 
कुएँ से जळ निकालने के लिए पैरों से चलाया जाने 
वाला यंत्र, रहूट,--- आसनम्‌ पेर रखने का पीढ़ा, 
~ आस्फालनम्‌ पैरों से रौंदना, कुचलना, रुक २ कर 
आगे बढने की चेष्टा, आहत (वि०) ठोकर खाया 
हुआ, ठुकराया हुआ,--उदकम्‌--- जलम्‌ 1. पर धोने 
के लिए पानी 2. वह पानी जिममें पुण्यात्मा, तथा 


सम्मानित व्यक्तियों ने पेर घोये है और इसीलिए ; 


जो पवित्र समझा जाता ह,-- उदर: सांप,-- कटकः, 
~-कम्‌,--कीलिका नूपुर, पायल, -- क्षेपः कदम, पग 
--प्रन्थिः टखना,- ग्रहृणम्‌ (आदरयुक्त अभिवादन 
के रूप में) पेर पकड़ना, कु० ७।२७,--चतुरः, 
०” चत्वरः 1. मिथ्यानिन्दक 2. बकरा 3. रेतीला तट 
4. ओला,-. चारः पैदल चलना, टहलना-- यदि च 
विचरेत्‌ पादचारेण गौरी--मेघ० ६०, यदि गौरी 
पैदल चले' रघु० ११।१० - चारिन्‌ (वि०) पैदल 
चलने वाला, पैदल योद्धा, (पुं) 1. फेरी वाला 2. 
पैदल सेनिक,- जः सूद्र,- जाहम्‌ पपोटा, टखने 
की हड्डी,-तलम्‌ पैर का तलवा,---त्र:,---त्रा,--. त्राणम्‌ 
जूता, बूट/-पः वृक्ष ~ निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
दुमायते --हि० १।६९, अनुभवति हि मूर्ध्ना पाद- 
पस्तीव्रमुष्णम्‌ = श० ५।५, खंड:,-- डम्‌ बाग, वृक्षों 
का झुरमुट,-- पालिका नूपुर, पाजेब,-- पाशः पकड़ा, 
पशुओं के पैरों को बांधने की रस्सी (झी) 1. हथकड़ी 
2. चटाई 3. लता - दीठः,- -ठम्‌ पैर रखने का पीढ़ा, 
7 रषु १७।२८, कु० ३1११, - पूरणम्‌ 1. पंक्ति 
पूरी करना 2. गादपूरक -तु पादपूरणे भेदे समुच्चये- 
अवधारणे - विश्‍व ०, - प्रक्षालनम्‌ पेर घोना,--प्रतिष्ठा- 
नम्‌ पैर रशने का पीढ़ा,- - प्रहारः ठोकर, ~ -बंधनम्‌ 
बेडी. मुद्रा पदचिल्ल.--मूलम्‌ 1. पपोटा 2. वैर का 
तळवा 3. एडी 4. पहाड़ की तलहटी 5. किसी से बात 
करने की विनम्र रोति - देवपादमूलमागताहम्‌---का० 
८, _-रसस्‌ (नपृ०) पैरों को धूल,---रज्जुः (स्त्री ०) 
हाथी के पैर बांधने की चमड़े की रस्सी,---रथी जूता, 
बूड, --रोहः,--रोहणः बड़ का पेड़,- "बंदनम्‌ चरण- 
वदनः, चरणों में प्रणाम, - विरजस्‌ (नपुं०) जूता, 

(१०) देवता, -शाला पेर की अंगुली,--शेलः 
हाद पहाड की तलहटी में बिद्यमान पहाड़ी, 


> 


oon 


~ झोथः पेर की सुजन,- झोचम्‌ पैर घोकर साफ 
करना, पैर धोना,--सेबनम्‌,--सेवा 1. पेर छूकर 
सम्मान प्रदर्शित करना 2. सेवा,-- स्फोटः 'बवाई 
फटना' बिपदिका, सरदी से पैर फटना,--हृत (वि०) 
ठुकराया हुआ । 

पादविकः [पदवी--ठक्‌] यात्री, पथिक । 

पादात्‌ (पुं०) [पादाभ्यामतति-पाद-|-अत--क्विपू] पैदल 
सिपाही, प्यादा । 

पादातः [पदातीनां समूह:--पदाति-|-अण्‌] पँदल-सिपाही 
न शि० १८४,- तम्‌ पैदल-सेना । 

पादातिः, पादाविकः [पाद-|-अत्‌--इन्‌, पादेन अवः रक्ष- 
णम्‌--पादाव -]-ठक्‌] पेदल सिपाही । 

पादिक (वि०) (स्त्री०--की) [पाद--ठक] चतुर्था, 
चौथा भाग--पादिक शतम्‌---२५ प्रतिशत । 

पादिन्‌ (वि०) [पाद--इति] 1. सपाद, पैरों वाला 2. 
इलोक की भांति चार चरणों से युक्त 4. चौथे भाग 
को लेने वाला, या चतुर्थाश का अधिकारी । 

वादिनः (पुं०) चौथा भाग, चतुर्थांश । 

पाबुकः (वि०) (स्त्री ०--का--की ) [पद्‌ +-उककञ््‌ ] पैदल 
चलने वाला,-- का खड़ाऊँ, जूता--ब्रज भरत गृहीत्वा 
पादुके त्वं मदीये-- भट्रि> ३॥५६,--रघु० १२।१७। 
सम०- कारः मोची, जूता बनाने वाला । 

पाडू (स्त्रीऽ) [पद्‌--ऊ, णित्‌] जूता,- करत्‌ (पुं०) 
बनाने वाला । 

पाद्य (वि०) [पाद--यत्‌] पेरों से संबंध रखने वाला, 
धम्‌ पेर धोने के लिए जल--पादयोः पाद्य 
समर्पयामि । 

पानम्‌ [पा-ल्युट्‌] 1. पीना, चढ़ा जाना, (ओष्ठ का) 
चुम्बन, पयःपानं देहि मुखकमलमधुपानम्‌--गरीत० 
१० 2. सुरापान करना--मनु० ७५०. ९1१३, १२। 
४५ 3. पान के योग्य, पेय पदार्थ--मनु० ३।२२७ 4. 
पान-पात्र 5. तेज करना, पैनाना 6. बचाना, रक्षा, 
चः शराब खींचने वाला, कलवार । सम०---अगारः 
~~आगारः,--रम्‌ मदिरालय,- अत्ययः अत्यधिक 
पीना, - गोष्ठिका/- गोष्ठी 1. शराबियों की मंडली 
2. शराब की दुकान, मदिरालय,--प (बि०) सुरापान 
करने वाला, पात्रम्‌--भाजनम्‌,-- भाण्डम्‌ पान-पात्र, 
प्याला,---भूः,--भूमिः- भूमी (स्त्री) शराब पीने 
का स्थान--रघु० ७।४९, १९।११,-- मभ्डरूम्‌ शरा- 
बियो की मंडली,---रत (वि०) सुरापान की लतवाला, 
~-वणिज्‌ (पुं) शराब-विक्रेता,- विभ्रमः नशा, 
रड पियक्कड़, अत्यधिक पीने वाला । 

पानकम्‌ [पान-+-कन्‌] पानीय, पेय, घूंट । 

पानिकः [पान -{-ठक्‌ | शराब-विक्रेता, कलाल । 

पानिलम्‌ [पान-{ इलच्‌] पान-पात्र, प्याला । 


जूता 


पान्थः [पन्थानं नित्य गच्छति --पथिन्‌+-अण्‌, पंथादेश:] 


पाष (वि०) [पाति रक्षति आत्मानम्‌ अस्मात्‌ - पा--प] 


( ६०५ ) 


पानीयस्‌ [पा अनीयर्‌] 1. जल 2. पेय, घूँट, पानीय- 


पीने के योग्य शबेत आदि । सम०--नकुलः ऊद- 
बिलाव,-वणिका रेत, बालू, शाला,-ञ्ञाखिका प्याऊ, 
जहाँ यात्रियों को पानी पिलाया जाय-_तु० प्रपा । 


यात्री, बटोही - रे पान्थ विह्वलमना न मनागपि स्याः 
भामि ११३७ । 


1. अनिष्टकर, पापमय, दुष्ट, दुर्वृत्त - पापं कर्म च 
यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते --मृच्छ० १।३६, 
भग० ६।९ 2. उपद्रवकारी, विनाशक, अभिशप्त 
--पापेन मृत्युना गृहीतोऽस्मि - मालवि० ४ 3. 
नीच, अधम, पतित - मनु० ३।५२, ४।१७१ 4. 
अशुभ, प्रद्देषी, अनिष्ट सूचक (पाप ग्रह आदि)--वम्‌ 
बुराई, बुरी अवस्था, दुभग्यि-पापं पापाः कथयथ 
कथं शीर राशेः पितुर्मे वेणी० ३।५, शांतम्‌ पापम्‌ 
“पाप से बचाये भगवान्‌' (प्रायः नाटकों में प्रयुक्त) 
2. बुराई, जुर्म, दुर्व्यसन, दोष--अपापानां कुले जाते 
मयि पापं न विद्यते--मृच्छ० ९1३७, मनु० ११।२३१, 
31१८१, रघु० १२।१९,---पः पाजी, पापी, दुष्ट, दुरा- 
चारी । सम०--अधम (वि०) अत्यंत दुष्ट, अघम, 
-“अपनुत्तिः (स्त्री०) प्रायर्चित्त,--अहः दुर्भाग्यपूर्ण 
दिवस,---आखार (वि०) पापमय आचरण वाला, 
पापपूर्ण जीवन बिताने वाला, दुर्व्यसनी, दुष्ट; 
"ण्आत्मन्‌ दुष्टमना, पापपूर्ण, दुष्ट-- (पुं) पापी, 
--आक्षय,--चेतस्‌ (वि०) दुष्ट इरादे वाला, दुष्ट- 
हृदय,- कर,--कारिन्‌, --कृत्‌ (वि०) पापपूर्ण, पापी, 
अधम, -- क्षय: पाप का दूर करना, पाप का नाश, 
ग्रह: दुष्ट ग्रह, प्रद्वेषी (जैसे मंगल, शनि, राहु या 
केतु),--ध्न (दि०) पाप को दूर करने वाला, 
प्रायश्चिल कारी,--चर्यः 1. पापी, 2. राक्षस, - दृष्टि 
(बि०) बुरी निगाह वाला, खोटी आँख याला,--धी 
(दिऽ) दुष्ट हृदय, दुर्बुद्धि, नापितः चालाक या दुष्ट 
याई, नाइन (वि०) पापनाशक या प्रायर्चितकारी, 
वतिः जार, उपपति, Fe : दुष्ट प्रकृति वाला 
मनृष्य,--फळ (वि०) , अशुभ.- बुद्धि 
“खाक भतिं (वि०) दुष्टहूदय, दुष्ट, दुइचरित्र, 
"काजू (वि०) पापपूर्ण, पापी--कु० ५८२,--मुक्‍तं 
(वि०) पाप से छूटा हुआ, पवित्र, भनम्‌, 
~ विनाशनम्‌ पाप का नाश, -योनि (वि०) नीच 
जाति में उत्पन्न (स्त्री--निः) नीच कुल में जन्म, 
--सैथः 1. कोडें बुर रोग 2 शीतला, चेचक,- -शील 
(वि?) दृष्ट कार्यों में प्रवृत्त होने वाला, दुष्टप्रकृति, 
दुष्टटर्य, -लंकल्य {वि०) दुष्टहृदय, दूरात्मा (ल्पः) ; 


पापद्धिः [पापानामृद्धियंत्र--ब० स०] शिकार, आखेट । 

पापल (वि०) [पाप--ला--क] पाप कमाने वाला, पाप 
कर । 

पापिन्‌ (वि०) (स्त्री>-नी) [पाप--इनि! पापपूर्ण, 
दुष्ट, बुरा - (पुं०) पाप करने वाला । 


| पापिष्ठ (वि०) [अतिशयेन पापी--पाप--इष्ठन्‌]. अत्यंत 


पापपुर्ण, अघम, दृष्टतम ('पाप' की अतिशयावस्था) । 

पापीयस्‌ (वि०) (स्त्री०--सी) [पाप-- ईयसुन्‌, अयमनयो 
रतिशयेन पापी, तुलना-अवस्था] अपेक्षाकृत पापी, 
अपेक्षाकृत दुष्ट या अनिष्टकर । 

पाप्मन्‌ (पुं०) [पा + मातिम्‌, पुगागम:] पाप, जुमं, दुष्टता, 
अपराध--मया गृहीतनामानः स्पृश्यत इव पाप्मना- 
उत्तर १।४८"७।२०, मा० ५।२६, मनु० ६।८५ । 

पामन्‌ (पुं) [पा+मनिन्‌] एक प्रकार का चर्मरोग, 
खुजली । सम०--ध्नः गंधक । 

पामन (वि०) [पामन्‌ --न, नखोपः] खुजली रोग से ग्रस्त । 

पामर (वि) (स्त्री०--रा,--री) [पामन्‌ न-र] 
1. खुजली रोग से ग्रस्त, सकण्डू, खुजली वाला 
अनिष्टकर, दुष्ट 3. नीच, गंवारु, अधम 4. मूर्ख, जड़ 
5. निर्धन, असहाय-- उ० दू० ५,-- रः मूढ, जड्बृद्धि 
वल्गति चेत्पामराः--भामि० १।६२ 2. दुष्ट या 
नीच पुरुष 3. अत्यंत नीच कमे में प्रवृत्त ब्यक्ति । ' 

पामा [पामन्‌ +-छीपूनिषेधः; नलोपः; दीर्घः] दे» ऊपर 
“पामन्‌? । सम०- अरिः गंधक । 

पायना [पा+-णिच्‌ +युच्‌ +-टाप्‌] 1. पीलाना 2. सींचना, 
तर करना 3. तेज करना, पैनाना । 

पायस (वि०) (स्त्री०-सी) [पयस--अण्‌] दूध या 
पानी से बना हुआ- 6:,--सम्‌ 1. खीर, दूध में उक्ले 
हुए 925 मनु० ३२७१, ५७, याज्ञ० १११७३ 
2. तारपीन, दूध । 

पायिकः (पं) दल सिपाही । 

पायुः [पा-|-उण्‌, युक] गुदा, मलद्वार--पायूपस्थम्‌ - मनु” 
२।९०, ९१, याञ्ञ० ३1९२ । 

पाय्यम्‌ [मा--ण्यतू, नि० पत्वम्‌, युगागमः] 1. जल 2. पेय 
पदार्थ 3. प्ररक्षण 4. परिमाण । 

पारः-रम्‌ | परं तीरं परमेव अणू, पृ+घञ्ञ्‌ वा } 1. 
या नदी का परला--सामने वाला दूसरा किनारा 
“पार दुःखोदषर्गन्तुं तर यावन्त भिद्यते--शा० ३४१, 
विरहजरूषेः पारमासादयिष्ये--पदा० १३, हि० १) 
२०४ 2. केसी भी बस्तु का विरोधी पक्ष--कु० 
२।५८ 3. किसी वस्तु का अन्तिम किनारा, अन्तिम 
सीमा--वेणी० ३।३५ 4. किसी वस्तु का अधिकतम 
परिमाण, समध्टि--स पूर्वजन्मांतरदुष्टपाराः स्मरन्निव 
-“7रघु० १८५०, (पारं मम्‌, इ, --या 1. पार 
जाना, ऊपर चढ़ना 2. निष्पन्न करना, पूरा करना, 


( ६०६ ) 


जैसा कि 'प्रतिज्ञायाः पारं गतः', पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ 
करना, प्रवीण होना. -सकलशास्त्र पारंगत:,--रः पारा 
(पार दूसरी ओर' 'परे' कई बार समास में प्रयुक्त 
होता हे-उदा० पारेगंगम्‌, पारेसमुद्रमू--गंगा के 
पार या समुद्र के पार) । सम०--अपारम्‌--अवारम्‌ 
दोनों तट, पास का और दूर का (रः) समुद्र, सागर 
““शोकपारावारमुत्तर्तुमशवनुवती--दश० ४, भामि० 
४११,--अयणम्‌ 1. पार जाना 2. पूरा पढ़ना, अनु- 
शीलन, आद्योपान्त अध्ययन 3. समग्रता, सम्पूर्णता, 
था किसी वस्तु की सर्माष्ट--जैसा कि 'ब्रह्मपारायण 
या मंत्रपारायण' में,---अथणी 1. सरस्वती देवी 2 
चिन्तन, मनन 3. कृत्य, कर्म 4. प्रकाश,- काम 
(वि०) दूसरे किनारे तक जाने का इच्छुक,--ग 
(वि०) 1. पार जाने वाला, नाव से पार उतरने 
वाला 2. जो पार पहुंच चुका हैँ, जिसने किसी ग्रंथ 
का पूरा अध्ययन कर लिया हे, पूर्णपरिचित, पूरा 
ज्ञाता (संब० के साथ, या समास में )-मनु ० २।१४८ 
पाच» १1१११ 3. प्रकाण्ड विद्वान्‌,--गत, - गामिन्‌ 
(वि०) जो तट के दूसरी ओर पहुंच गया हें,-- दशक 
(वि०) 1. सामने के तट को दिखलाने वाला 2 
जिसके आर पार दिखाई दे,--दुइवन्‌ (वि०) 1 
रदर्शी, बुद्धिमान्‌, समझदार 2. जिसने किसी वस्तु का 
दूसरा किनारा देख लिया हू, जिसने किसी बात को पूर्ण 
रूप से जान लिया हुँ-श्रुतिपारदृशवा रघु० ५।२४। 
पारक {वि०) (स्त्रो०--की) [ पृ-+ण्वुल ] 1. पार करने 
की योग्यता रखने वाला 2. आगे ले जाने वाला, 
बचाने वाला, सौपने वाला 3. प्रसन्न करने वाला, 
संतुष्ट करने वाला । 
पारक्य {वि०) [ परस्मं लोकाय हितम्‌--पर--ष्यञ्ञ्‌, 
कुक |1. पराया, दूसरे का 2. दूसरों के लिए उद्दिष्ट 
विरोधी, शत्रुतापूर्ण, कथम्‌ परलोक साधन, पवित्र 
आचरण । 
पारग्रामिक ( वि०) (स्त्री०--की) [ परग्राम+-ठक्‌ ] 
पराया, विरोधी, शत्रुतापूर्ण । 
वारज्‌ (पु०) | पार्‌-+-णिच्‌+- अजि ] सोना, स्वर्ण । 
शारजायिकः [ परजायां गच्छति--परजाया+-ठक्‌ | व्यभि- 
चारी पुरुष । 
पारठीटः,--नः (पुं०) पत्थर, चट्टान । 
पारण (वि०) [पृ+-ल्युट्‌ | 1. पार ले जाने वाला, उबा- 
ने वाला 2. बचाने वाला, उद्धार करने वाला,-ण 
¦, बादल 2. संतोष,--णम्‌ 1. निष्पन्न करना, पूरा 
करना 2. पाठ करना, बांचना 3. ब्रत (उपवास) के 
पश्चात्‌ भोजन करना, ब्रत खोलना - कारय चक्षुषी 
पारणम्‌ विद्ध० १, २।३९, ५५, ७०, भोजन करना 
~ कु० ५२२, (अभ्यवहारकर्म मल्लि०) । 


पारतः [ पारं तनोति--पार--तन्‌--ड ] पारा । 
0000 [ परतंत्र +-ष्यव्त्‌ ] पराश्रयता, अधीनता, अन्‌- 
वा। 

पारत्रिक (वि०) (स्त्री०- की) [ परत्र--ठक्‌ ] 1. पर- 
लोक संबन्धी 2. भावी जीवन के लिए उपयोगी । 

पारत्र्यम्‌ [ परत्र-| ष्यव्य_] भावी जीवन में प्राप्य फल, 
परलोक फल -मनु० २।२३६। 

पारदः [ पारं ददाति-- पार--दा-|-क | पारा--निदशंनं 
पारदोऽत्र रस:-- भामि० १।८२ । 


पारदारिकः [ परदारा ]-ठक्‌ | व्यभिचारी, परदारगामी 
--याज्च० २२९५ | 

परदायंम्‌ [ परदार+ष्यञ् ] व्यभिचार, 
--मनु० ११।५९, याज्ञ? ३।२३५ । 


परदारगमन 


पारदेशिक (वि०) (स्त्री०- की) [ परदेश--ठक | 
विदेशी, बाहर के देश का,-- कः 1. विदेश का रहने 
वाला 2. यात्री । 


पारदेश्य (वि०) (स्त्रीश श्यी) [ परदेश--ष्यडा, ] 1. 
विदेश से संबंध रखने वाला, विदेशी, - इयः 1. अन्य 
देश का रहने वाला 2. यात्री । 

पारभूतम्‌ [ इसका शुद्ध रूप संभवत: 'प्राभूत' हँ ] उपहार, 
भेंट । 

पारमहंस्यम्‌ [ परमहंस --ष्यञा[ | सर्वोत्कृष्ट सन्यासवृत्ति 
मनन । सम० - परि (अव्य० ) इस प्रकार के सन्यासी 
से सम्बन्ध रखने वाला । 


पारमार्थिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परमार्थ --ठक ] 
1. 'परमार्थ अर्थात्‌ सर्वोपरि सत्य अथवा अध्यात्म ज्ञान 
से संबन्ध रखने वाला 2. वास्तविक, आवश्यक, यथार्थ 
में विद्यमान - सत्ता विविधा पारमाथिकी, व्यावहा- 
रिकी प्रातीतिकी च - वेदान्त 3. सत्य का ध्यान रखने 
वाला, सत्यप्रय - न लोकः पारमाथिकः-- पंच० 
१।३१२ 3. सर्वश्रेष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम । 

पारमिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परम+-ठक्‌ | सर्वोपरि, 
सर्वोत्तम, मुख्य, प्रधान । 

पारमित (वि०) [ पारमितः प्राप्तः-अलुक्‌ स० | 1. दूसरे 
तट या किनारे पर गया हुआ 2. पार पहुंचा हुआ, 
आर-पार गया गया हुआ 3. परमोत्क्ृष्ट । 

पारमेष्ठ्यम्‌ [परमेष्ड्न्‌ |-प्यडा.] 1. सर्वोपरिता, उच्चतम 
पद 2. राजचिह्न 

पारंपरीण (वि०) (स्त्री-णी) [परंपरा-खब्म_] परंपरा 
प्राप्त, आनुवंशिक, बंशक्रमागत । 

पारंपरीय (वि०) [परम्परा-|-छ] परम्पराप्राप्त, आनु- 
वंशिक । 

पारंपयंम्‌ [परम्परा- ष्यञ्‌ ] 1. आनुवंशिक क्रम, अवि- 
च्छिन्त क्रम 2. परम्परा से प्राप्त शिक्षा, परम्परा 
3. अन्तर्वेतिता, मध्यस्थता । सम०-- उपदेशः परंपरा 


( ६०७ ) 


प्राप्त शिक्षा, परम्परा (इस परम्परा को पौराणिक 

9 ण' भानते हैं) । 

०) [पार्‌ +णिच्‌+-इष्णुच्‌| 1. सुहावना, । 

- किसी कार्य को पुरा करने के योग्य, 

के लिए समर्थ । 

यारलौकिक (वि०) (स्त्री०-को) [परलोकाय हितम्‌ पर | 
लोक -- ठक द्विपदवृद्धिः ] परलोक से संबंध रखने 

? परलोकोपयोगी,--घर्म एको मनुष्याणां 

यः पारसाथिक:--महा०, ने ५१९२ 1 

पारवतः  पारापत (पार--आ-+पत्‌- !- अच्‌) ] कबूतर । 

पारवश्यम | परवेश-+पष्यव्य | परावलंबन, पराश्रयता 
अधान< | 

पारशद ) (स्त्री०-वी) | परशु अणू | 1. 
का बना हुआ 2. कुटार से संबंध रखने वाला 


छ 9 
1. छोड 


पार जाच 


लोहे 


2 शूद्र स्त्री में उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र - 
ह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्युतम, स पार 
अवस्तस्मात्पारझाव: स्मृतः--मनु० ९।१७८ 
रे शवात्‌ ब्राह्म॑शस्यष पुत्रः शूद्रापुत्रं पारशवं 
-सहा० 3. दोगला, हरामी ! 

परश्श्वध: प्रहरगमस्य---अ 
आरण करने नाला, 


पारळवधिकः । 


-ठक्‌ 


6५21 र) 
[स्त्री०-सो) [पारस्यदेशे भव: - अण्‌ जा» ! 
"रसी फारस देश का रहने वाला ! | 
फारस देश 2. कारस देश का, पारसीक ¦ 
फारसो भाषा | 


शरसों :स्मा3* 


शारसीकः एधो० साधुः| :, फारस देश 2. फारस देश | 
की 


वाल-- पारसीकांस्तदी जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मंना---. 
ग्घे> ४:८६ | 

वारस्जेणमः ¦ परस्त्री त ढक, इनड, उभय पदर्वाद्ध 
दोगळा, हरामी (“परस्त्री' से उत्पन्न) । 

प्रादहुंस्य :वि०) [परहस -]-ष्यडा] उस सन्यासी से संबंध ! 
(खन वाला जिसमें सब इन्द्रियों का दमन कर लिया ! 


4 


| 

। 

श | 

7; काः (पुं, साधुः) फारस देश के रहने | 
1 

1 

| 

4 


} एक नंदी का ताम--तदुत्तिष्ठ : 
नगरीमेव ४विश्ञाव:-- हा 


वार |>आ->पत्‌--जच्‌ | कबूतर । 
पारायण [ठडा | 1. व्याल्याज्दाता, पुर 
रसिक ग्रन्थों का पाठ करने आला 2. शत 


जाररुकः (पारित कत उक्‌ | पत्थर, चट्टान । 
झरावलः { = पारापतेः, पृष्दो» पस्य वः | 1. 
प्रछ्ता, पेंडकी-पाराबत: खरशिलाकणसात्रभोजी फ 


! पारिजात: 


। पारिणास्य (वि०) ( 


: वारिन्ड: | 
, पारिदेथिकः | 


भवत्यनुदिनं वद कोऽत्रहेतुः--भतृं ० ३1१५४, मेघ० ३८ 
2. बन्दर 3. पहाड़ । सम०--अँख्रि--पिच्छः एक 
प्रकार का कबूतर । 


| पारावारीण (वि०) [पारावार--रव] 1. दोनों छोर तक 


जाने वाला 2. पूर्ण रूप से जानकार । 

पाराशरः, पाराशर्यः [पराशर--अणू, यञ्ञ्‌ वा] पराशर 
के पूत्र व्यास का विशेषण ; 

पाराशरिः | पराशर-|- इता. | 1. शुकदेव का विशेषण 
2. व्यास का नाम । 

पाराशरिन्‌ (पुं०) | पाराशर--इनि ] 1. साधु, सन्यासी 
2. विशेषकर वह जो व्यास के शारीर सूत्रों १ 
अध्येता हों । 

पारिकांक्षिन्‌ (पुं०) [पाशयति संसारात्‌ पारि ब्रह्मज्ञानम्‌ 
तत्कांक्षति--पारि-|-कांक्षू--णिनि | ध्यानमग्न था 
चिन्ताशील सन्त, सन्यासी जो भावात्मक समाधि का 
भक्त हो । 

पारिक्षितः [परिक्षित्‌ +-अण्‌] जनमेजय का कुल सूचक 
नास, अर्जून का प्रपौत्र और परीक्षित्‌ का पुत्र । 

पारिखेय (कि०) (स्त्री०-यी) [परिखा --द] चारों ओर 
परिखा था खाई से घिरा हुआ! 

उर्शरजातकः [पारमस्य अस्ति इतिपारी समुद्र 

- पारिजात-+-कन्‌ ] 1. स्वर्गं के पाँच 

वृक्षां ये से एक (कहते हैं कि समुद्र मंथन से 'पारि 

जात? को उपलब्धि हुई, जिसे इन्द्र ने अपने नन्दग- 

कानन में लगाया, कृष्ण ने इन्द्र से छीन कर इसे 

अपनी प्रिया सत्यभामा के बाग में लगाया )-कल्पदु- 

माणामिव पारिजातः-- -रघु० ६।६, १०।११, १७७, 

2. पूगे का पेड़ 3. सुगन्ध ! 


०-य्यी) [ परिणय ¬-ष्यञ्ग्‌ | 
1, विवाह से संबन्ध रखने वाला 2. विवाह के अव- 
सर पर प्राप्त किया हुआ, -य्यम्‌ 1. विवाह के 
अवसर पर स्त्री को मिली हुई सम्पत्ति--मालु 
परिणाय्यं स्त्रियो विभजेरन्‌ --वसिष्ठ 2. विवाह 
व्यबस्था । 

पाड्तिश्या | परितथ्य--ष्यडा, | बालों को बांधने के लिए 
भोतियो की लड़ी । 


: पारितोषिक (वि०) (स्त्री०-की) | परितोष ]-ठड 


मखकर, तृप्तिकर, सान्त्वनाप्रद,-- कम्‌ उपहार, पुर- 
ऋार-गुझतां पारितोषिकमिदमज्भलीयकम्‌-मृच्छ ० ५! 
पारिध्दलिकः | परितः ध्वजा---परिध्वजा-|-ठक्‌ ] झंडा 
बरदार, झंडा ले चलने वाला । 
--पारीन्द्र:, पुषो० हृस्व: | सिह, केसरी । 
परिपंथ -|-ठक ] लुटेरा, डाकू । 
पारिवार्यतर्‌ | परिपाटी -|-घ्यव्य ] 1. ढंग, प्रणाली, रीति 
¦ परिपाटी) 2. नियमितता । 


( ६०८ ) 


पारिपा्इ्दवम्‌ [ पारिपाश्वे --अण्‌ ] अनुचरवर्ग, सेवक, 
अनुयायी ! 

पारिपार्श्वकः, पारिपाश्विकः [ पारिपादवे--कन्‌, परि- 
पाईवे --ठकू ] 1. सेवक, टहलुआ 2. नाटक में सूत्र- 
घार का सहायक, नान्दीपाठ के अवसर एक अन्तर्वादी 
--प्रविद्य पारिपाइवंकः, तत्किमिति पारिपादिवंक 
नारंभयसि कुशीलवे: सह संगीतम्‌--वेणी ० १ । 

वारिपाशिका | पारिपाडिवका + टाप्‌ ] दासी, सेविका, 
निजी नोकरांनी । 

पारिप्तव (वि०) [ परिष्लव--अण्‌ ] 1. इधर उघर 
घूमने वाला, डांवाडोल, चंचल, अस्थिर, कम्पायमान 
"ननंद गारिष्लवदेत्रया नृप:--रघु० ३१११ 2. तैरना, 
बहता रघु० १३।३०, १६1६१ 3. क्षुब्ध, उद्विग्न, परे- 
शान, घबराया 
बस्‌ बेचैनी, बिकलता । 

पररिप्लाज्य: | परिपप्छव --ष्यका, ] हंस व्यम्‌ 1. परे- 
शानी, अेचेनी, क्षोभ 2. कंपकपी, थरथराहट । 

पारिबई: [ परिवह ‡-अण्‌ ] वेवाहिक उपहार । 


पएरिभत्र; | परिभद्र {-अण्‌ | 1. मूंगे का वृक्ष 2. देवदार 
क्ष 3. सरल वृक्ष 4 नीम का पेड़ । 

यारिभव्यम्‌ | परिभू--व्यञ्य्‌ | जमानत, प्रतिभूति, 
जमानत के रूप में रक्खी गई वस्तु । 


पारिभाषिक (विर ) (स्त्री०-की) [ परिभाषा--ठक ] | 


1. साळू, सामान्य प्रचलित 2. (शब्द आदि) तक- 
सीकी, किसी विशेषार्थ का संकेतक । 

पारिमांडल्यम्‌ [ परिमंडल _- ष्यव्य्‌ ] अणु, सूर्य की किरण 
में विद्यमाने रजकण - भाषा» १५। 


पारिमुखिक (वि) (स्त्री-की) | परिभुख-1-ठक | | 


मुंह के सामने का, निकटवर्ती, पास का! 
पारिम्र्यश | परिमुख--ष्यक ] उपस्थिति, समीप 

होना । 

फरिया (फा) अः (पुं०) सात मुख्य पर्वत शुंखलाओं में 
मे एक रघु० १८१६, दे० 'कुलाचल' । 

याच्या (पा) निकः | पारियात्र--ठक्‌ ] 1. पारियात्र 
पहाड़ का निवासी 2. पारियात्र पहाड़ । 

वारियानिकः | परियान }-ठक्‌ ] यात्रा पर जाने के 
लिए गाडी । 

पारिरक्षकः | परिरक्षति आत्मान--परि--रक्ष्‌+ष्बुरू 
उ अफ्‌ | साध, सन्यासी । 

पारिविश्यम्‌, पारिवेत्यस्‌ [ परिवित्त--ष्यव्म, परिवेत 
-प्यथ्य | छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी 
बड़े भाई का अत्रिवाहित रहना । 


हुआा--उत्तर० ४२२,-ऱवः नाव, ¦ 


पारिशोलः | परिशील--अण्‌ ] रोटी, पूड़ा, मालपुआ 
(दे० अपूप) । 

पारिशेष्यम्‌ | परिशेष+-ष्यञा ] बचा हुआ, शेष, बाकी । 

पारिषद (वि०) (स्त्री०-दी) | परिषद्‌ --अण्‌ ] सभा 
या परिषद्‌ से संबन्ध रखने वाला,--दः 1. सभा, में 
उपस्थित व्यक्ति, सभा का सदस्य, परामर्शक 2. राजा 
का सहचर,--दा: (पुं०, ब० व०) देव का अनुचर- 
वर्ग । 

पारिषद्यः [ परिषद्‌ --ण्यत्‌ ] सभा में विद्यमान व्यक्ति, 
दर्शक । 

पारिहारिकी [ पारिहर--ठक्‌+-डीप्‌ ] एक प्रकार की 
बुझौवल, पहेली । 

परिहाय: [ परि+हृ+ण्यत्‌---अण्‌ ] कड़ा, कंगण, 
--र्येम्‌ लेना, ग्रहण करना । 

पारिहास्यम्‌ [ परिहास --ष्यडा.] हंसी-दिल्लगी, ठठोली, 
हंसी-मजाक । 

पारी [ पू+ णिच्‌ +घञ्ञ्‌,+-डीष्‌ ] 1. हाथी के पैरों को 
बांधने का रस्सा 2. जल का परिमाण 3. पानपात्र, 
सुराही, प्याला 4. दूध की बाल्टी--शि० १२।४०। 


| पारीक्षितः--पारिक्षित । 


पारीण (वि०) [ पार--ख | 1. दूसरी पार रहने या जाने 
वाला 2. (समास के अन्त में) सुविज्ञ, सुपरिचित“ 
त्रिवर्यपारोणमसौ भवन्तमध्यासयन्नासनमैकमिन्द्र:--- 
भट्टि० २।४६। 

धारीणह्यम्‌ [ परिणह~+-ष्यञ्ग्‌ , उपसर्गस्य दीर्घः ] घर का 
सामान, या बर्तन आदि। 

0७८०, पारि पशुः तस्येखः ] 1. सिंह, 2. अजगर, बडा 
साँप । 

पारीरणः | पायां जलपूरे रण यस्य | 1. कछुवा 2. छड़ी, 
लाठी । 

पाः [ पियति रसान्‌~पा--₹ | 1. सूर्य 2. अस्वि । 

पारुष्यम्‌ [ परष +-ष्यव्ग्‌ ] 1. खुरदरापन, ऊबड़खावड़पन, 
कडापन 2. कठोरता, क्रूरता, (स्वभाव की) निर्देयता 
3. अपभाषा, गाली देना, बुराभला कहना, अश्लील 
भाषा, अपमान--भग० १६।४, याज्ञ० २।१२,७२ 
4. (वाणी से या कर्म से) हिसा--मनु० ८।६,७२, 
७।४८,५१ 5. इन्द्र का उद्यान 6. अगर,--ष्यः बह- 
स्पति का विशेषण । 

पारोवर्यम्‌ [ परोवरञ-ष्यञ्ग्‌ ] परंपरा } 

पार्घटम्‌ [ पादे घटते इति अच्‌, पृषो० साधु: ] घूर, राख । 

यान्य (वि०) | पर्जन्य+-अण्‌ | वृष्टि से संबंध रखने 
वाला । 


पारिक्वाजकम्‌ पारिवाज्यम्‌ [ परिव्राजक--अथ्‌, परित्राज्‌ | पार्णं (वि०) (स्त्री०-णी) [प्णं{-अण्‌] 1. पत्तों से 


पाष्यडा | साघु सन्यासी का भ्रमणशील जीवन, 
सन्यास } 


| 


संबंध रखने वाला या पत्तों का बना हुआ 2. पत्तों 
से उठाया हुआ (जैसे कि कर) । 


( ६०९ ) 


पार्थः [ पृथा --अण्‌ ] 1. युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का 
मातृकुलसूचक नाम, परन्तु अर्जुन का विशेषरूप से 
-भंग० १।२५, और दूसरे अनेक स्थल 2. राजा । 
सम० -सारथिः कृष्ण का विशेषण । 

वार्थक्घम्‌ [ पृथक्‌ +-ष्यञ्ञ्‌ ] पृथकूता, अलहदगी, अलग २ 
होने का भाव, अकेलापन, अनेकता । 

पार्थवम्‌ [पृथु--अण्‌ | विशालता, विस्तार, फेलाव, चौड़ाई 

पाथिद (वि०) (स्त्रो०-वी) [ पृथिवी यअण्‌ ] 1. मिट्टी 
का बना हुआ, पृथ्वी संबंधी, भूमिसंबंघी, घरती से 
संबंध रखने वाला--यतोरजः पाथिवमुज्जिहीते-रघु० 
१३।६४ 2. घरती पर शासन करने वाला 3. राजसी 
राजकीय,--बः 1. पृथ्वी पर रहने वाला 2. राजा, 
प्रभु -रघु० ८।१ 3. मिट्टी का वर्तन । सम० 
--नन्दनः-सुतः राजकुमार, राजपुत्र,-कन्या-नन्दिनी, 
--खुता राजा की पुत्री, राजकुमारी । 

पाथिवी [ पाथिव+-ङीप्‌ ] 1. सीता का विशेषण, धरती 
की पुत्री --पार्थिवी मुद्द हद्र घूद्वह:-रघु ० ११।४५ 2. लक्ष्मी 
का विशेषण । 

पार्परः (पुं०) 1. मुट्ठी भर चावल 2. क्षयरोग, तपेदिक । 

पार्यंतिक (वि०) (स्त्रीण-की) [पर्यन्त-+-ठक्‌ ] अन्तिम, 
आखरी, निर्णायक । 

पावंण (वि०) (स्त्री०-णी) [पर्वन्‌ +अण्‌ ] 1. पर्व- 
संबंधी, रघु० ११।८२ 2. वृद्धि की प्राप्त होना 
बढ़ना (जेसे कि चन्द्रमा का),--णम्‌ पर्व के अवसर 

(अमावस्या के दिन) सभी पितरों के निमित्त 

आहुति देने का सामान्य संस्कार । 

पार्वेत (वि०) (स्त्री०-ती) [पर्वत--अण्‌ | 1. पहाड़ पर 
होने या रहने वाला 2. पहाड़ पर उगने वाला, पहाड़ 
से प्राप्त होने वाला 3. पहाड़ी । 

पार्वतिकम्‌ [ पवंत+-ठञ्ग्‌ ] पहाड़ों का समुच्चय, पर्वत- 
श्यृखला । 

पावतो [ पावेत--डीपं ] 1. दुर्गा का नाम, हिमालय की 
पुत्री के रूप में उत्पन्न (अपने पहले जन्म में वह सती 
थो -तु० कु० १२१) तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना 
बंघुप्रियां बघुजनो जुहाव--कु० १।२६ 2. ग्वालिन 
3. द्रौपदी का विशेषण 4. पहाड़ी नदी 5. एक प्रकारं 
की सुगंघयुक्त मिट्टी । सम० - नन्दनः 1. कातिकेय 
की उपाधि 2. गणेश का विशेषण । 

पार्दंतीय (वि०) (स्त्रीण-यी) [ पर्वत--छ | पहाड़ में 
रहने वाला+--थः 1. पहाड़ी 2. एक विशेष पहाड़ी 
जाति का नाम (ब० व०)--तत्र जन्यं रघोर्घोरं 
पार्वेतीयर्गणैरभूत्‌--रघु ० ४७७ । 

पार्वतेय (वि०) (स्त्री०-यो) [ पार्वती+-ढक्‌ ] पहाड़ 
पर उत्पत्व,---यम्‌ अंजन, सुरमा । 

पार्शव: { पर्शु --अण्‌ ] कुठार से सुसज्जित योद्धा । 


७७ 


पाइवं:,-इवम्‌ [ पश्चनां समूह: ] 1. काँख से नीचे का शरीर 
का भाग, स्थान जहाँ पसलियाँ है--शयने सन्निष- 
ण्णेकपाइर्वाम्‌-मेघ० ८९ 2. पाँसू, कोख, (सजीव 
और निर्जीव पदार्थों का) पार्श्वांग--पिठरं क्वथदति- 
मात्रं निजपाइवनिव दहतितराम्‌--पंच० १३२४ 
3. आस-पास,--श्वें: जिनका विशेषण,---इर्दम्‌ 1. पस- 
लियों का समूह 2. जालसाञ्जी से भरी हुई तरकीब 
असम्मानजनक उपाय (पाइवंम्‌ क्रियाविशेषण के 
रूप में प्रयुक्त होता हैं तो इसका अर्थ हे 
“ने निकट' के पास में! 'की ओर'--श० ७।८, इसी 
प्रकार पाइर्वात्‌ 'की ओर से” 'से दूर” पाइबे “निकट 
“नजदीक” “पास में'- न मे दूरे किंचित्क्षणमपि न पाइवं 
रथजवात्‌ --श० १।९, भर्तुं २।३७) । सम० 
--अनुचरः टहलुआ, सेवक--रघु० २।९,--अस्थि 
(नपुं०) पसली,---आयात (वि०) जो बहुत निकट 
आ गया हुँ,--आसन्न (वि०) पास ही विद्यमान, 
उदरप्रियः केकड़ा,--गः टहलूआ, सेवक--रघु ० 
११।४३,- गत (वि०) पाइवंवर्ती, पास ही स्थित, 
सेवा करने वाला 2. शरणायत,--चरः सेवक, टहलूआ 
--रघ० ९।७२, १४।२३,--दः टहलूआ, सेवक,-देश: 
(शरीर की) कोख, पाँसू,--परिबर्तनम्‌ 1. बिस्तर पर 
करवट बदलना 2. भाद्रपदशुक्ल ११ में होने वाला 
पर्व (आज के दिन समझा जाता हुँ कि विष्णु करवट 
बदलते हैं), - भागः कोख, पांसू,-वतिन्‌ (वि०) 
1. पास होने वाला, उपस्थित, सेवा में खड़ा हुआ 
2. साथ ही लगा हुआ,--शय (वि०) पास ही सोने 
वाला, बगल में सोने वाला,--शूलः,--लम्‌ कोख में 
मीठा दरदं, -- सूत्रकः एक प्रकार का आभूषण--स्थ 
(वि०) पाइवंवर्ती, नजदीकी, निकटवर्ती, समीपस्थ 
(स्थः) 1. सहचर 2. सूत्रधार का सहायक--तु० 
पारिपाइवेक । 

पाइबंकः (स्त्री०-की) [ पाइ्वं+-कन्‌ ] ठग, प्रवंचक, 
चोर । 

पाइवंतः (अव्य०) [ पारवे --तस्‌ ] निकट, 
समीप, पास - रघु० १९।३१ । 

पाश्चिक (वि०) (स्त्री०--की) [ पारश्व+ ठच्‌ ] पाँस्‌ 
से संबंध रखने वाला,--कः 1. पक्ष लेने वाला आदमी 
साझीदार 2. साथी, सहचर 3. जादूगर । 

पार्षत (वि०) (स्त्री०--ती) [ पृषत+- अण्‌ ] चितकबरे 
हरिण से संबंध रखने वाला--मनु० ३।२६९, याज्ञ० 
१।२५७,--तः राजा द्रुपद और उसके पुट्ट घृष्टयुम्न 
का पितृकुलसूचक नाम । 

पार्षती [ पाषंत+-डीप्‌ ] 1. द्रौपदी का विशेषण 2. दुर्गा 
की उपाधि । 

पार्षद्‌ (स्त्री) [ परिषद्‌, पूषो ० | सभा ? 


नजदीक, 


( ६१० ) 


पार्षद: [ पार्षद मर्हति अण्‌ | 1. साथी, सहचर 2. टहलुआ 
अनुचरवर्ग 3. सभा में उपस्थित, दर्शक, सभासद्‌ । 

पार्षद्यः { पर्षद्‌ +-ण्य | सभासद्‌, सदस्य । 

पाष्णि: (पुं०, स्त्री०) [ पृष्‌ ‡-नि, नि० वृद्धिः | 1. एड़ी 
--उद्वे जयत्वंगुलि पाष्णिभागान्‌--कु० ११११, पाष्णि 
प्रहार--का० ११९ 2. सेना की पिछाडी 3. पिछाडी, 
पिछला भाग--शुद्धपाष्णिरयान्वितः - रघु० ४।२६, 
“जिसकी पिछाडी शत्रुरहित हो गई हैँ' 4. ठोकर 
(स्त्री) 1. व्यभिचारिणी स्त्री 2. कुन्ती का विशे- 
षण । सम०--ग्रहः अनुयायी,-- ग्रहणम्‌ शत्रु की पीठ 
पर आक्रमण करना,--ग्राहः पृष्ठवर्ती शत्रु 2. पृष्ठवर्ती 
सेना का सेनापति 3. मित्रराजा जो किसी राजा की 
सहायता करे--मनु० ७।२०७,-घातः ठोकर--कि० 
१७।५०,-त्रम्‌ पृष्ठरक्षक, पीछे रहने वाली सेना की 
टुकड़ी, प्रा रक्षित,--वाहः बाह्यवर्ती घोडा । 

पालः [ पाळू 4-अच्‌ ] 1. प्ररक्षक, अभिभावक, संरक्षक 
~यथा गोपाल, वृषिणपाल आदि 2. ग्वाला विवादः 
स्वामिपालयोः -मनु० ८।५, २२९, २४० 3. राजा 
4. पीकदान । सम०--ध्तः कुकुरमृत्ता, साँप की 
छतरी । 

पालकः | पाल्‌ +-ण्बुल्‌ | 1. अभिभावक, प्ररक्षक 2. राज 
कुमार, राजा, शासक, प्रभु 3. साईस, घोड़े का रख 
वाला 4. घोड़ा 5. चित्रक वृक्ष, 6. पालक पिता । 

पालकाप्यः (पु०) 1. एक ऋषि करेणु का पुत्र, (इन्होंने ही 
सर्वप्रथम हस्तिविज्ञान की शिक्षा दी) 2. हस्तिविज्ञान। 

पालंकः [ पाल्‌ +- किप्‌ =पाल +-अंक्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. पालक 
का साग 2. वाजपक्षी,-की एक गंघद्रव्य । 

पालंक्यः, क्या [ पालंक+-ष्यञ्ञ्‌, स्त्रियाँ टाप्‌ च | एक 
सुगंध द्रव्य । 

पालन (वि०) [ पाल्‌ +-ल्यूट्‌ ] रक्षा करने वाला, संरक्षण 
देने वाला, कि० १।९,--नम्‌ 1. प्ररक्षण, संरक्षण, 
पालना, पोसना, लालन-पालन करना--छलब्ध? रघु० 
१९।३, इसी प्रकार प्रजा? क्षिति? आदि 2. बनाये 
रखना, अनुपालन करना, (ब्रत, प्रतिज्ञा, आदि को) 
पूरा करना 3. ताजी ब्याई हुई गौ का दूध, खीस । 

पालयित्‌ (पृं) [ पाछ-|-णिच्‌--तृच्‌ ] प्ररक्षक, संरक्षक, 
परवरिश करने वाला--रघु ० २।६९। 

पालाश (वि०) (स्त्री०--शी) [ पलाश --अण्‌ ] 1. ढाक 
का, ढाक से उत्पन्न 2. ढाक की लकड़ी का बना 
हुआ, मनु० २४५ 3. ह्रा,-- झः हरा रंग। सम० 

-खंडः,--षण्डः मगध देश का विशेषण । 

पालिः, -लो (स्त्रो०) | पालू--इन्‌ | कान का सिरा | 

पालिः,-ली [ स्त्री> | | पाल्‌ +-इन्‌ | 1. कान का सिरा 
-श्रवणपालि: -गीत० ३ 2. किनारा, गोट, मगजी 
--भर्तृ° ३।५५ 3. तेज सिरा, घार या नोक 


--भामि० २।३ 4. हृद, सीमा 5. श्रेणी, पंक्ति, 
विपुल पुलकपाली--गीत० ६, शि० ३।५१ 6. 
घब्बा, चिह्न 7. बांध, पुल 8. गोद, अंक 9. आयता- 
कार तालाब 10. अध्ययनकाल में गुरु द्वारा छात्र का 
भरण-पोषण 11. जूँ 12. प्रशंसा, स्तुति 13. बह स्त्री 
जिसके दाढ़ी-मूंछे हों । 

पालिका | पालि+-कन्‌न-टाप्‌ ] 1. कान का सिरा 2. तल- 
वार या किसी छुरी आदि काटने वाले उपकरण की 
तेज़ धार 3. पनीर या मक्खन आदि काटने की छुरी । 

पालित (भू० क० कृ०) [पाल्‌ +-क्त] 1.प्ररक्षित, संरक्षित, 
आरक्षित 2. पालन किया हुआ, पुरा किया हुआ । 

पालित्यम्‌ [ पलित+-ष्यञ्ञ्‌ ] वृद्धावस्था के कारण बालों 
की सफ़ंदी, घवलता । 

पाल्वल (वि०) (स्त्री-ली) [ पल्वल-|-अण्‌ ] पोखर में 
उत्पन्न, तलैया से प्रात्त । 

पावकः [ पू+ण्वुलू ] 1. आग-- पावकस्य महिमा स गण्यते 
कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि यः--रघु० ११।७५, ३।९, 
१६।८७ 2. अग्नि देवता 3. विजली की आग 
4. चित्रक वृक्ष 5. तीन की संख्या । सम०-- आत्मजः 
कार्तिकेय का विशेषण 2. सुदर्शन नामक ऋषि । 

पावकिः [ पावक+-इञ्ञ्‌ ],कातिकेय का विशेषण । 

पावन (वि०) (स्त्री०-नी) [| पू+णिच्‌+-ल्युद्‌ ] 
1.निर्मल करने वाला, पाप से मुक्त करने वाला, शुद्ध 
करने वाला, पवित्र बनाने वाला--पादास्तामभितो 
निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावना:-- श० ६1१७, रघु० 
१५।१०१ १९।५३, भग० १८।५, मनु ० २।२६, याज्ञ० 
३।३०७ 2. पवित्र, पुनीत, विशुद्ध, परिष्कृत--कु० 
५॥१७,--न: 1. आग 2. गंघ द्रव्य 3. सिद्ध 4. व्यास 
कवि,--1. नम्‌ पवित्री करण, विशुद्धीकरण--पदनख- 
नीरजनितजनपावन--गीत० १ 2. तप 3. जल 
4. गोबर 5. संप्रदायसूचक तिलक । सम०--ध्वनिः 
शंखनाद । 

पावनी [ पावन-+- ङीप्‌ ] 1. पवित्र तुलसी 2. गाय 3. गंगा 
नदी । 

पावमानी [ पचमानम्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तम्‌-पवमान-+ अण्‌ 
--डीप्‌ | विशिष्ट वेदिक ऋचाओं का विशेषण । 

पावरः (पुं.) पासे का वह पहलू जिस पर 'दो' की संख्या 
अंकित हो, पासे को विशेष ढंग से फेकना,---पावर- 
पतनाच्च शोषित शरीर:--मृच्छ० २।८। 

पाशः [ पश्यते बघ्यतेऽनेन, पशू करणे घडा, | 1, डोरी, 
श्रृंखला, बेडी फंदा--पादाकृष्टब्रततिवलयासंगसंजात- 
पाशः -श० १।३२, बाहुपाशेन व्यापादिता. - मृच्छ 
९, रघु० ६१८४ 2. जाल, खटकेदार पिजड़ा, या फंदा 
3. बन्धन जो (वरुण के द्वारा) शस्त्र की भांति 
प्रयुक्त होता हु-कु० २२१ 4. पाँसा--रघु० 


( ६११ 


६।१८ पर मल्लि० 5. किसी बुनी 
किनारी 6. (समास के अन्त में) 'पाश' का अर्थ होता 
है-- (क) तिरस्कार, अवमान-बथा 'छात्रपाश' 
(निकम्मा विद्यार्थी ) में, वेयाकरण०, भिषक्‌० आदि 
(ख) सौन्दर्य, सराहना--यथा--सँवोष्ठमुद्रा स च 
कर्णपाशः - -उत्तर० ६1२७, (ग) बहुतायत, ढेर, 
राशि ('केश' अर्थ द्योतक शब्द के पश्चात) केशपाश 
(केशकलाप) । सम०--अंतः कपड़े का पृष्ठभाग, 
“क्रीडा जूआ खेलना, पांसे के साथ खेलना, धरः, 
"- पाणि: वरुण का विशेषण,--बद्ध (वि०) पिजड़े में 
फंसा हुआ, जाल में पकड़ा हुआ, फंदे में पड़ा हुआ, 
~-बंधः वंधन, जाळ, फांसी की डोरी,--बंधकः - 
बरेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, बंधनम्‌ जाल,-भृत्‌ 
(पूं०) वरुण का विश्ेषण--रघु० २।९,--रज्जुः 
(स्त्री०) वेडी: रस्सी,--हस्तः 'हाथ में जाल पकड़े 
हुए' वरुण का विशेषण । 

पाशकः [ पाइ्यति पीडयति--पश्‌+-णिच्‌+-ण्बुलू ] अक्ष, 
पाँसा । सम०---पीठम्‌ जूआ खेलने को चौकी । 

पशनम्‌ [ पश्‌-†-णिच्‌+-ल्युट्‌ | 1. बंधन, फंदा, जाल, 
गुलेल या गोफिया 2. डोरी, चाबुक या सोटे में लगी 
चमड़े की डोरी या तस्मा 3. जाळ में फंसाना, पिजरे 
में बन्द करना । | 

पाव ( बि० ) ( स्त्री-वी ) [ पशु--अण्‌ ] जान- 
वरों से प्राप्त, या संबंध रखने वाला, - बम्‌ रेवड़, 
छहंडा । सम०-- पालनम्‌ पशुचरण या चरागाह, 
योचरभूमि. 

पाशित (वि) [ पश्‌-।-णिच्‌-{-क्त ] बद्ध, जाल में फंसा, 
बेडियो से जकड़ा हुआ । 

पाशिन्‌ (पुं०) [वाश -{- इति] 1. वरुण का विशेषण 2. यम 
का विशेषण 3. हिरणों को पकड़ने वाला, बहेलिया, 
जाल में फंसाने वाला । 

पाशुपत (वि०) (स्वी०-ती) [पशुपति +-अणू] 1. 
पशुपति से प्राप्त, या पशुपति से सम्बद्ध अथवा पशुपति 
के लिए पावन, तः 1. शिव का अनुयायी और पूजक 
2. पशुपति के सिद्धान्तों का पालन करने वाला, -- तम्‌ 
पाशुपत सिद्धांत (दे० सर्व०) । सम० -अस्त्रम्‌ 
पशुपति या शिव हारा अधिष्ठित एक अस्त्र का नाम 
(जिसे अर्जुन ने शिव से प्राप्त किया था) । 

पाशुपाल्यम्‌ [पशुपाल-|- ष्यव्य्‌] पशुओं का पालना, ग्वाले 
की वृत्ति या धंधा । 

पाश्चात्य (वि०) [पश्चात्‌ +- त्यक्‌] 1. पिछला 2. पश्चिमी ! 

रघु० ४६२ 3. पश्चवर्ती, बाद का 4. बाद में 

होने बाला,---त्यम्‌ पिछला भाग । 

पाश्या [पाश +य+दाप्‌] 1. जाल 2. रस्सियों या पौड़ियों 
का ममूह्‌। 


हुई वस्तु की 


) 


पाषंडः [पा त्रयीषर्म: तं षंडयति-पा ‡-षंड्‌ +-अच्‌ ] ==पाखंड 
--मनु० ५९०, ९२८५ । 

पाषंडकः, पाषंडिन्‌ (१०) [पाषंडञ- कन्‌, पा+-षड्‌ + 
णिनि] नास्तिक, धर्मश्रष्ट, धर्म के नाम पर झूठा 
आडंवर रचने बाला धूर्त व्यक्ति,--याज्ञ० १।१३०, 
२।६० । 

पाषाणः [पिनष्टि पिष्‌ संचूर्ण ने आनच्‌ पुषो० तारा०] 
पत्थर, --णी बाट का काम देने वाला छोटा पत्थर । 
सम० - दारकः, - दारणः टांकी, संधिः चट्टान के 
अन्दर गुफा या दरार,-- हृदय (वि०) पत्थर को भांति 
कठोरहृदय, क्रूर, निष्ठुरं । 

पि (तुदा० पर० पियति) जाना, हिलना-जुळना । 

पिकः [अपि कायति शब्दायते--अपि‡-केः{-क, अकार- 
लोपः] कोयल - कुसुमश रासनशासनवंदिनि . पिकनिकरे 
भज भावम्‌-गीत० ११ या--उन्मौळंति कुहुः कुहूरिति 
कलोत्तालाः पिकानां गिंर:--गीत० १। सम० 
आनन्दः,-बांधवः बसन्तऋतु,-बंघुः, रागः, बल्लभः 
आम का पेड़ । 

पिक्कः [पक इत्यव्यक्तसब्देन कायति - -पिक+-के+-क] 
1. २० वर्षं की आयु का हाथी 2. हाथी का बच्चा । 

पिंग (वि०) [पिञ्ज्‌ वर्णो अच्‌ कुत्वम्‌] लालिमा लिये 
भूरा रंग, खाकी, पीला-लाल रंग,--अन्तनिविष्टा- 
मलपिगतारम्‌ (विलोचनम्‌) कु० ७।३३,--गः 1. 
खाकी या भूरा रंग 2. भैसा 3. चूहा,-- सा 1. हल्दी 
2. केशर 3. एक प्रकार का पीला रोगन 4. चंडिका 
की उपाधि । सम०--अक्ष (वि०) ललाई लिये भूरे 
रंग की आँखों वाला, लाल आँखों वाला (क्ष) 1 
लंगूर 2. शिव का विशेषण,--ईक्षण: शिव की उपाधि, 
-ईश्ञः अग्नि का विशेषण,--कपिशा तेल चट्टा, 
"० चक्षुस्‌ (पु०) केकड़ा,--जटः शिव का विशेषण, 
-"सार: ह्रताल,--स्फटिक: 'पीला बिल्लौर', गोमेद 
र्त्न। 

पिगल (वि०) [पिज्ञ०--सिध्मा० लच्‌, पिंगंलाति ला 
+क व तारा०] ललाई लिये भूरे रंग का, पीताभ, 
भूरा, खाकी--रघु० १२।७१, मनु० ३॥८--लः 1. 
खाको रंग 2. अग्नि 3. बंदर 4. एक प्रकार का नेक्ला 
5. छोटा उल्लू 6. एक प्रकार का साँप 7. सूर्यं के 
एक अनुचर का नाम 8. कुबेर के एक कोष का नाम 
9. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम, संस्कृत के छन्दः शास्त्र 
का प्रणेता, उसकी कृति का नास- पिगलच्छंद: 
शास्त्र है,-छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे 
पिगलम्‌ --पंच० २।३३,--लम्‌ 1. पीतल 2. पीले 
रंग की हरताल,--ला 1. एक प्रकार का उल्लू 2. 
शीशम का वृक्ष 3. एक प्रकार को धातु 4. शरीर की 
विशेष वाहिका 4. दक्षिण देश की हथिनी 5. एक 


( ६१२ ) 


गणिका जो अपनी पवित्रता तथा पावन जीवन के 
कारण प्रसिद्ध हे (भागवत में उल्लेख हे कि किस 
प्रकार उस गणिका ने तथा अजामिल ने इस लोक के 
बंघनों से मुक्ति पाई) । सम०--अक्षः शिव का 
विशेषण । 

पिंगलिका [पिगल +-ठन्‌ +-टाप]1.एक प्रकार का सारस 2. 
एक प्रकार का उल्ल । 

पिगाशः [पिग+-अश्‌+-अण्‌] 1. गाँव का मुखिया या 
मालिक 2. एक प्रकार की मछली,--शम्‌ प्राकृत स्वर्ण, 
-ज्शी नीळ का पौघा । 

पिचण्डः, डम्‌, पिचिण्डः,--ढम्‌ [अपि+- चण्ड {-द्यञ्ञ्‌ 
अकालोपः, पृषों०] पेट, उदर । 

पिचण्डकः [पिचण्ड-|-कन्‌ ] पेटू, औदरिक । 


पिचिडिका [पिचिण्ड{-ठन्‌-+-टाप्‌] पिडली, टांग की 
फिडली 


पिचिडिल (वि०) [पिचिड+-इरच्‌] मोटे पेट वाला, 
स्थूलकाय । 

पिचुः पच्‌+-उ पुषो० तारा०] 1. रूई 2. एक प्रकार का 
बाट, (दो तोले के बराबर) कर्ष 3. एक प्रकार का 
कोढ़ । सम०--तख्स्‌ रूई, - मंदः,--भदंः नीम का 
पेड--शि० ५1६६ । 

पिचुलः [पिचु--ला--क] 1. रूई 2. एक प्रकार का जल- 
काक या समुद्री कौवा । 

पिच्चट (वि०) | पिच्च्‌ +अटन्‌ ] दबाकर चपटा किया 
हुआ,-टः आँखों की सूजन, नेत्र-प्रदाह,-- दभ्‌ 1. राँगा, 
जस्ता 2. सीसा । 


पिच्चा [पिच्च्‌ --अच्‌ -:-टाप्‌] १६ मोतियों की एक लड़ 
जिसका वजन एक धरण (मोतियों की विशेष तोल) 


हो 

पिच्छम्‌ [पिच्छ्‌ अच्‌] 1. पूंछ का पर (जैसें मौर का) 
2. मोर की पूँछ--शि० ४५० 3. बाण के पंख 
4. बाजू 5. कलगी, शिखा,-च्छः पूँछ,-च्छा 1. म्यान 
गिलाफ, कोष 2. चावल का मांड 3. पंक्ति, श्रेगी 
4. ढेर, समुच्चय 5. रेशमीकपास के पौषे का गोंद 
या रस 6. केला 7. कवच 8. टाँग की पिडली 9. साँप 
की विषमय लार 10. सुपारी । सम०- मालः बाज, 
इयेन । 

पिस्छल (वि०) [ पिच्छ+ लच्‌ | 1. चिपचिपा, चिकना 
फिसळनवाला, लसलसा- तरुणं सर्षपशाकं नवौदनम्‌ 
पिच्छिलानि च दधीनि-छन्द० १ 2. पूँछवाला-लः 
ला,--लम्‌, 1. चावलों का मांड, भूक्तमंड 2. चावल 
की कांजी से युक्त चटनी 3. मलाई समेत दही । 
सम०--त्बच्‌ (१०) संतरे का पेड़ या चिल्का । 

पिज्‌ ¡ (अदा० आ०--पिक्ते) 1. हल्के रंग की, पुट देना, 
रगना 2. स्पर्श करना 3. सजाना मं (चुरा० उभ० 


पिजयति-ते) 1. देना 2. लेना 3. चमकना 4. शक्सि- 
शाली होना 5. रहना, बसना 6. चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना, मार डालना । 
पिज: [ पिज्‌+-घञ्‌, अच्‌ वा ] 1. चन्द्रमा 2. कपूर 
3. हत्या, वध 4. ढेर,--जम्‌ सामर्थ्य, शक्ति,--जा 
1. क्षति, चोट 2 हल्दी 3. कपास । 
चिट: [पिज्‌-{-अटन्‌] दीद, आँख की कीच । 
पिजनम्‌ [पिज्‌ ]-ल्युट] घुनकी, रूई घुनने का धनुषाकार 
उपकरण 1 
पिंजर (वि०) [पिज्‌+अरच्‌] ललाई लिये पीले रंग का 
खाकी, सुनहरी रंग का,-शिखा प्रदीपस्य सुवर्णपिजरा 
+-मृच्छ० ३१७, रंघु० १८।४०,--रः ललाई लिये 
पीला या खाकी भूरा रग 2. पीला रंग-रम्‌ 1. सोना 
2. हरताल 3. अस्थिपंजर 4. पिजड़ा । 
पिजरकम्‌ [पिजर+ कन्‌] हरताल । 
पिजरित (वि०) [पिजर+-इतच्‌] पीले रंग का, हल्के भूरे 
रंग का । 
पिजल (वि०) [पिज्‌+कलच्‌] 1. शोकसंतप्त, भयभीत, 
व्याकुल, विस्मित 2. (सेना आदि) आतंकित, लभ्‌ 
1. हरताल 2. कुश की पत्ती । 
पिजालम्‌ [पिज्‌-]-आलच्‌ ] सोना, सुवणं । 
फिजिका [पिज--ण्वुलू--टापू, इत्वम्‌] पूनी, रूई का गोळ 
गल्हा जिससे कातने पर सूत निकलता हे । 
पिज्षूषः [पिज्‌ +-ऊषण्‌] कान का मैल । 
पिजटः [ --पिजट, पृषो०] आँखों की कीच, दीद । 
पिचोला [पिज्‌+ओलन-टाप्‌] पत्तों की खड़खड़ाहट, पत्तों 
का खड़-खड़ शब्द करना । 
पिट: [पिट्‌ ‡-क] सन्दूक, टोकरी--टम्‌ 1. घर, कुटीर 2 
छप्पर, छत । 
पिटकः,-कम्‌ [पिट-- कन्‌] 1. सन्दूक, टोकरी 2. खत्ती 3 
फफोला, छोटा फोड़ा, नासूर (इस अर्थ में 
पिटका' तथा “पिटिका भी) -ततः गडस्योपरि पिटका 
संवृत्ता--झ० २ 4. इन्द्र के झंडे पर एक प्रकार का 
आभूषण । 
पिटक्पा |पिटक+-य-+-टाप्‌] सन्दूको का ढेर । 
[पिट--काक बा०] पिटारी, सन्दूक । 
पिट्टकम्‌ [--किट्टक, पृषो ० कस्य पः] दाँतों का जमा हुआ 


मल 1 

पिठरः,-रम्‌ [पिठ-|करन्‌] बर्तन, तसला, बटलोई 
('पिठरी' भी इसी अर्थ में)--पिठरं क्वथदतिमातं 
निजपारर्वानेव दहतितराम्‌--पंच० १।३२४, जठर- 
पिठरी दुष्पुरेयं करोति विडंबनामू--भर्तृ० ३1११६, 
-रम्‌ रई का इंडा । 

पिठरकः,-कम्‌ [पिठर--कन्‌] बर्तेन, तसला । सम? 
-" कपारू,--लभ्‌ ठीकरा, खपडी, खप्पर । 


( ६१३ ) 


घिड़क:,-का [पोड--प्वुल, नि» साघुः] छोटा फोडा, 
फुसी, फफोला । 

पिड॒ (भ्वा० आ०, चुरा० उभ०--पिंडते, पिडयति-ते, 
पिडित) 1. इकट्ठा करके पिंडी या गोला बनाना 2. 
जोड़ना, मिलाना 3. ढेर लगाना, इकट्ठा करना । 

फिड (वि०) (स्त्री०--डी) [पिण्डक अच्‌] 1. ठोस, घन 
2. मिला हुआ, सघन, सटा हुआ, -- ड:,-- डम्‌ 1. पिंडी, 
गोला, गोलक (अयः पिड:, नेत्र पिड आदि) 2. लौंदा, 
ढेला (मिट्टी का) 3. कौर, ग्रास, मुहभर कवल 
--रघु० २५९ 4. श्राद्ध में पितरों को दिया जाने 
वाला चावलों का पिंड --रघु० १1६६, १1२६, मनु० 
३1२१६, ९1१३२, १२६, १४०, याज्ञ० ११५९ 
5. भोजन - सफलीकृतभतृपिडः - मालवि० ५,'नमक- 
हलाल' 6. जीविका, वृत्ति, निर्वाह 7. दान 
~-पिडपातवेला . मा० २ 8. मांस, आमिष 9. गर्भ- 
घारण की आरंभिक अवस्था का गर्भ 10. शरीर, 
शारीरिक ढांचा--एकांतविघ्वंसिषु मद्विधानां पिडेष्व- 
नास्था खलु भौतिकेषु- रघु २।५७ 11. ढेर, संग्रह्‌, 
समुच्चय ' 12. टांग की पिडली- मा० ५।१६ 
13. हाथी का कुंभस्थल 14. मकान के आगे का 
निकाला हुआ छज्जा 15. धूप, या गंघ द्रव्य 16. (अंक 
ग० में) जोड़, कुलयोग 17. (ज्या० में) घनत्व, 
--डम्‌ 1. शक्ति, सामर्थ्यं, ताक़त 2. लोहा 3. ताजा 
मक्खन 4. सेता (पिड कृ गोळे बनाना, निष्पीडित 
करना, ढेर लगाना, पिडीभू गोले या लोंदे बनाना) । 
सम०- अन्वाहार्यं पितरों को पिंड दान के पश्चात्‌ 
खाने के योग्य--मनु० ३।१२ ३, अन्वाहार्यकम्‌ पितरों 
के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन, -- अभ्रम्‌ ओला, 
--अयसम्‌ इस्पात,-अलक्तकः महावर, लाल रंग, 
—भंशनः, -- आशः, --आशकः,-_आञ्िन्‌ (पृं०) 
भिक्षुक,-उदकक्िया मृतव्यक्तियों के निमित्त पिण्डदान 
तथा जलदान,- श्राद्ध और तर्पण,--उद्धरणम्‌ पिंडदान 
में भाग लेना,-- गोसः रसगंघ, लोबान की तरह का 
सुगंधित गोंद, तेलम्‌,--तेलकः गंघद्रव्य विशेष, 
लोब्रान,--द (वि०) 1. जो भोजन देता है, जीवन 
निर्वाह के लिए आहार देने वाला--इवा पिडदस्य 
कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतँश्च भुक्ते 
भतुं० २।३१ 2. मृत पितरों को पिण्ड देने का 
अविकारी--- याज्ञ २।१३२ (दः) पिंडदान करने 
वाला निकटतम संबंधी पुरुष 2. स्वामी, अभिरक्षक, 
--~दानम्‌ 1. अन्त्येष्टि क्रिया के समय पिंड देना 
2. अमावस्या को संध्या के समय पितरों को पिंडदान 
देना,--निर्वेषणम्‌ पितरों को पिंडदान देना,--पातः 
भिक्षा देना, मा० १,-पालिकः भिक्षा से जीविका 
चलाने वाला,- -पादः--पाद्यः हाथी,--पुष्व: 1. अशोक 


वृक्ष 2. चीन का गुलाब 3. अनार (ष्यम्‌) 1. अशोक 
वृक्ष पर फूल आना, मंजरी 2 चीनी गुलाब का फूल 
3. कमल फूल,--भाज्‌ (वि०) पिंड प्राप्त करने का 
अधिकारी (पुं), ब० व०) स्वर्गीय मृत पुरुष या 
पितर--श° ६।२५,--भृतिः (स्त्री) जीविका, 
जीवन निर्वाह का साधन, मूलम्‌, - मूलकम्‌ गाजर, 
- यज्ञः श्राद्ध करके पितरों को पिडंदाम देना--याज्ञ० 
३।१६,--लेपः पिंड का वह अंश जो हाथ में चिपका 
रह जाता है (यह अंश प्रपितामह से ठीक पूर्ववर्ती 
तीन पितरों को दिया जाता हे) ,--लोपः (संतान न 
होने के कारण) पिंडदान का अभाव, -- संबंधः जीवित 
तथा मृत व्यक्ति के बीच का संबंध जिससे कि पिड- 
दाता की पिडभोक्ता के प्रति पात्रता का निर्धारण 
किया जाय । 


पिडकः--कम्‌ [पिण्ड+-कं+-क] 1. लौंदा, गोला, गोलक 
2. गूमड़ा या सूजन 3. भोजन का ग्रास 4. टांग की 
पिंडली 5. गंघद्रव्य, लोबान 6. गाजर- कः बैताल, 
पिशाच । 

पिडनम्‌ [पिड्‌+-ल्युट्‌] गोले या पिण्ड बनाना । 

पिडलः [पिड्‌+-कलच्‌] 1. पुल, बाँध 2. टीला, ऊध्वंभूमि 
या शैलशिला । 

पिडसः [पिड+-सन्‌+-ड] भिक्षुक, भिक्षा पर जीवन यापन 
करने वाला साधु । 

पिडातः [पिड-}-अत्‌+-अच्‌] लोबान, गंघद्रव्य । 

पिडारः [पिड--ऋ-अण्‌] 1. साधु, भिंक्षुक 2. ग्वाला 
3. भैसों को चराने वाला 4. विकंकत वृक्षे 5. निन्दा 
की अभिव्यक्ति । 


पिडि:--डी (स्त्री०) [पिंड्‌ |-इन्‌, पिडि-|-छीष] 1. पिन्नी, 
गोला 2. पहिये की नाभि 3. टांग की पिडली 
5. लौकी, धीया 6. घर 7. ताड़ की जाति का वृक्ष । 
सम०--पुष्पः अशोक, वृक्ष,--लेपः एक प्रकार का लेप 
या उबटन,--शूरः “गेहेशूर:' पेटू, डींग हाकने वाला, 
कायर, आत्मह्लाधी, भौरु, मेहरा--तु० गेहेनदिन्‌ 
आदि । री 

पिडिका [पिण्ड--ण्वुल, इत्वम्‌] 1. घूम, गोलाकार सूजन 
2. टांग की पिंडलो--दे० ऊ० 'पिडि' । 

पिडित (वि०) [पिण्ड्‌-क्त] 1. दबा २ कर बनाया गया 
गोला या पिण्डा 2. पिडाकार बकाया हुआ, छौंदे 
जैसा 3. ढेर किया हुआ, बटौड़ा 4. मिश्रित 5. जोड़ा 
हुआ, गुणा किया हुआ 6. गिना हुआ, संख्यात १ 

पिडिन्‌ (वि०) [पिंड--इनि] 1. पिड प्राप्त करने वाला 
(पितर) (पुं०) भिखारी 2. पितरों को पिण्डदान 
देने वाला । 

पिडिलः [` पिण्ड+-इल्च्‌ ] 1. पुल, बाँध 2. ज्योतिषी, 
गणक । 


( ६१४ 


पिडीर (वि०) [ पिण्ड+-ईर्‌+-णिच्‌ | फीका, रसहीन, 
नीरस, सूखा,--रः 1. अनार का वृक्ष 2. मसीक्षेपी का 
भीतरी कवच 3. समूद्रफेन-दे० 'डिडीर' । 


पिडोलिः (स्त्री०) [पिण्ड ओलि] खाते समय मुंह से 


गिरा कण, जूठन, उच्छिष्ट । 


विष्याकः कम्‌ [पिष्‌-।-आक, नि० साधुः] 1. खल (तिल 


या सरसों को ) 2. गन्ध द्रव्य, लोबान 3. केशर 
4. हींग । 


पितामहः (स्त्री०-ही) [पितृ डामहच्‌] 1. दादा, बाबा 


2. ब्रह्मा का विशेषण । 


चत्‌ (पुं०) | पाति रक्षति--पा¬-तृच्‌ ] पिता,--तेनास 


लोकः पितृमान्‌ विनेत्रा-रघु० १४२३, १।२४, 
११॥६७,--रौ (द्विग्व०) पिता-माता, माता-पिता- 
जगतः पितरौ बंदे पार्वतीपरमेश्वरौ--रघु० १।१, 
याज्ञ० २११७,--रः (ब०्व०) 1. पूर्वपुरुष, पूर्वज, 
पिता,--श० ६1२४ 2. पितुकुल के पितर, पितृवगं- 
मनु० २१५१ 3. पितर--रघु० २।१६, ४२०, 
भग० १०।२९, मनु० ३1८१, १९२ । सम०-- अजित 
(वि०) पिता द्वारा कमाई हुई पैतृक (संपत्ति), 
-“कर्मन्‌ (नं०), कार्यम्‌,--कृत्यम्‌,--क्रिया मृत पूवं 
पुरुंघाओं को के निमित्त किया जाने वाला याग या 
श्राद्धकमं,--काननम्‌ कब्रिस्तान, - रघु० ११।१६,-- 
कुल्या मलय पर्वत से निकलने वाली नदी,--गणः 
1. पूर्वपुरुषाओं के समस्त बगे 2. पितर, वंश प्रवर्तक 
जो प्रजापति के पुत्र थे--दे० मन्‌० ३-१९४-५,-- 
गृहम्‌ 1. पिता का घर 2. कब्रिस्तान, जहाँ दफन 
किये जायं, - घातकः, - घातिन्‌ (पुं०) पिता की हत्या 
करने वाला,--तर्पणम्‌ 1. पितरों को दी जाने वाली 
आहुति या जलदान 2. (मार्जन के अवसर पर) पितर 
तथा अन्य दिवंगत पूर्वजों के निमित्त दायें हाथ से 
जल छोइना--मनु० २।१७६ 3. तिल,-- तिथिः 
(स्वी०) अमावस्या, -तीर्थम्‌ गया तीर्थ जहाँ जाकर 
पितरों के निमित्त श्राद्ध करना विशेष रूप से फल- 
दायक विहित हूँ 2. अंगूठे और तर्जनी के मध्य का 
भाग (इसके द्वारा तर्पण आदि करना पवित्र माना 
जाता हुँ),--दानम्‌ पितरों के निमित्त किया जाने 
वाला दान, - दायः पिता से प्राप्त संपत्ति, दिनम्‌ 
अमावस्या,--देव (वि०) 1. पिता की पूजा करने 
वाला 2. पितरों की पूजा से संबद्ध (बाः) अग्निष्वात्त 
आदि दिव्य पितर, -देवत (वि०) पितरों द्वारा 
अधिष्ठित (तम्‌) दसवां (मघा) नक्षत्र,--द्रव्यम्‌ 
पिता से प्राप्त, सम्पत्ति, याज्ञ० २1११८, --पक्षः 
1. पितुकुल, पैतृक संबंध 2. पितृकुल के सबंधी 
3. पितृ पक्ष आश्‍विन मास का कृष्ण पक्ष” जिसमें 
पितृकृत्य करना प्रशस्त माना गया हे,-पतिः यम 


en 


) 


का विशेषण,---षदम्‌ पितरों का लोक, चित्‌ (पुं०) 
दादा, बाबा, पितामह, -- पुत्री (द्वि० व० - पितापुत्रौ) 
पिता और पुत्र, (पितुः पुत्रः प्रसिद्ध और लोक विश्रुत 
पिता का पुत्र, - पूजनम्‌ पितरों की पूजा,--पेतामह 
HD (स्त्री० ही) पूर्व पुरुषाओं से प्राप्त, पैतृक, 

नुवंशिक (व०व०-हाः) पूर्व पुरुष, - प्रसूः (स्त्री०) 
1. दादी 2. सांध्यकालीन झुटपुटा,- प्राप्त (वि०) 
1. पिता से प्राप्त 2. पितृकुल क्रमागत से प्राप्त, 
बंधुः पितुकुल के नातेदार (नपुं०-बंधु) पिता के 
संबंध से रिश्तेदारी,--भक्त (वि०) पिता का कर्तव्य 
परायण भक्त,-भक्तिः ( स्त्री ) पिता के प्रति 
कतव्य, भोजनम्‌ पितरों को दिया गया भोजन,-- 
आत्‌ (पृं) पिता का भाई, चाचा या ताऊ, 
छ मंदिरम्‌ 1.पितगृह 2. कब्रिस्तान, मेधः पितरों के 
निमित्त किया जाने वाला, यज्ञ, श्राद्ध, - यज्ञ: 1. मृत 
पूर्व पुरुषाओं को प्रतिदिन तर्पण या जलदान, ब्राह्मण 
द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पंच यज्ञों में से एक - पितृ 
यज्ञस्तु तर्पणम्‌ मनु ० ३।७०, १२२, २८३,--राज्‌ 
(पुं), राजः,--राजन्‌ (पुं०) यम का विशेषण -- 
रूपः शिव का विशेषण, लोकः पितरों का लोक-- 
वंश: पिता का कुल, - वनम्‌ श्मशान, कब्रितान (पितृ- 
बनेचरः 1. राक्षस, पिशाच, शिव का विशेषण) ,-- 
बसतिः (स्त्री ०), ` सद्मन्‌ (नपूं०) मशान, कब्रिस्तान 
- कु० ५।७७, ब्रतः श्राद्ध, पितृकर्म, --श्राद्धस्‌ पिता 
या मृत पूर्व पुरुषों के निमित्त किया जाने वाला 
श्राद्ध, स्वसृ (स्त्री) (पितृष्वसू,) पितुः स्वसृ~ 
भी) भुवा, फूफी - मनु० २१३१, ष्वस्रीयः फुफेरा 
भाई,--संनिभ ( वि» ) पितृतुल्य, पितुवत्‌ , - सुः 
1. पितामह, दादा, बाबा 2. सांध्यकालीन झुटपुटा- 
स्थानः, - स्थानीयः अभिभावक (जो पिता के स्थान 
में हैं),- हत्या पिता का वध,--हन्‌ (पूं०) पिता की 
हृत्या करने वाला । 


पितृक (वि०) | पितुः आगतम्‌---पितृ ‡-कन्‌ ] 1' पैतृक, 


कुलक्रमागत, आनुवंशिक 2. औषध्वंदैहिक । 


पितृव्यः [ पितृ +-व्यत्‌ ] 1. पिता का भाई, चाचा 2. कोई 


भी वयोवृद्ध पुरुष-नातेदार--मनु० २1१३० । 


पित्तम्‌ [अपि--दोन-क्त अपे: अकारलोपः ] पित्तदोप, 


शरीर में स्थित तीन दोषों में एक (शेष दो हैं वात 
और कफ) पित्तं यदि शर्करया शाम्यति कोऽथः 
पटोलेन-- पंच० १।३७८। सम०-_ अतीसारः पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न दस्तों का रोग,--उपहतः (वि०) 
पित्त से ग्रस्त --पश्यति पित्तोपहतः शशिशुश्रं शंखमपि 
पीतम्‌ -काव्य० १०,` - कोषः पित्ताशय,-क्षोभः पित्त 
दोष की अधिकता, पित्तप्रकोप,--ज्बरः पित्त के प्रकोप 
से होने वाला ज्वर या बुखार,- प्रकृति (वि०) 


( ६१५ ) 


जिसके शरीर में पित्त कौ प्रधानता हो, या जो क्रोधी 
स्वभाव का हो,-- प्रकोपः वित्त का आधिक्य या पित्त 
का कुपित हो जाना,--रक्‍तम्‌ रक्तपित्त नामक रोग, 
वायुः पित्त के प्रकोप से पेट में वायु का पैदा होना, 
अफारा, -- विदग्ध (वि०) पित्त के प्रकोप से आक्रांत, 
““शसन,-- हर (वि०) पित्त के प्रकोप को शान्त 
करते वाला । 

पित्तल (वि०) [ पित्त+-ला+क ] पित्त बहुल, जिसमें 
पित्त की अधिकता हो,--लम्‌ 1. पीतल 2. भोजपत्र 
का वृक्ष विशेष । 

पित्र्य (वि०) | पितुः इदम्‌--पितृ + यत्‌, रीड आदेशः ] 
1. पैतृक, बपौती का, पुश्तैनी 2. (क) मृत पितरों से 
संबंध रखने वाला -मनु० २।५९ (ख) औषध्वंदे हिक- 
क्रियासंबंधी, --त्र्य: 1. ज्येष्ठ भाई 2. माघमास, वर्या 
1. मधा नक्षत्रपुंज 2. पूणिमा और अमावस्या का 
दिन, --त्र्यम्‌ 1. मधा नाम का नक्षत्र 2. अंगूठे और 
तर्जनी के बीच का हथेली का भाग (पितरों के लिए 
पूज्य) । 

पित्सत्‌ (पुं०) [ पत्‌+-सन्‌, इस्‌ अभ्यासलोपः, पित्सञ- 
शतु | पक्षी । 

पित्सलः [ पत्‌ +सल्‌, इत्‌ ] मार्ग, पथ । 

पिधानम्‌ | अपि--धा +-ल्युट्‌ अपे: अकारलोपः ] 1. ढकना, 
छिपाना 2. म्यान 3. चादर, चोगा 4. ढक्कन, चोटी । 

पिधाथक (वि०) | अपि-धा-+-ण्बुलू, अपे: अकारलोपः | 
ढकने वाला, छिपाने वाला, प्रच्छन्न रखने वाला । 

पिनद्ध (भू० क० कृ०) [ अपि--नहू क्त, अपे: अकार- 
लोपः | 1. जकड़ा हुआ, बंधा हुआ या धारण किया 
हुआ 2. सुसज्जित 3. छिपाया हुआ, प्रच्छन्त 4. चुभाया 
हुआ, छिदा हुआ 5. लपेटा हुआ, ढका हुआ, आवेष्टित । 

पिनाकः,-कम्‌ [ पा रक्षणे आकान्‌ तुट्‌ घातोरात इत्वस्‌ ] 
1. शिवका धनुष 2. त्रिशूल 3. सामान्य घनुष 
4. लाठी या छड़ी 5. धूल की बौछार । सम०-गोष्तू, 
--धृक्‌, --धृत्‌,--पाणिः (पुं०) शिव की उपाधियाँ 
कु ० ३।१०। 

पिनाकिन्‌ (पु) [ पिनाकत-इनि ] शिव का विशेषण 
=~ कु० ५।७७, श० १।६ । 


पिपतिषत्‌ (टु) [ पत्‌ +-सन्‌ +-शत्‌ ] पक्षी । 


पिपतिषु (वि०) [पत्‌ +सन्‌ +उ ] गिरने की इच्छा 
वाला, पतनशील, --षुः पक्षी । 

पिपासा [ पा-?-सन्‌ +अ+#टाप्‌ ] प्यास । 

पिपासित, पिपासिन्‌, पिपासु (वि०) [ पाञ-सन्‌-† क्त, 
पिपासा +- इनि, पा+-सन्‌--उ | प्यासा । 

पिपीलः, पिपीली [ अपिः पील्‌4-अच्‌, अपे: अकारलोपः, 
विपील--डीष्‌ | चीटा, चींटी । 

पिपीलकः | पिपील+-कन्‌ ] मकौड़ा । 


पिपीलिकः [अपि +पील्‌ + इकन्‌, अपेः अका रलोपः ] चींटा, 
--कम्‌ एक प्रकार का सोना (चींटों द्वारा एकत्र 
किया हुआ माना जाना जाता है) । 

पिपीलिका [ पिपीलक--टाप्‌, इत्वम्‌ ] चींटी । सम० 
परिसर्पणम्‌ चींटियों को इधर उघर दौड़ना । 

पिप्पलः [ पा+अलच्‌, पृषो ० | 1. पीपल का पेड-याज्ञ० 
१।३०२ 2. चूचुक 3. जाकेट या कोट की आस्तीन 
लम्‌ 1. बरबंटा 2. पीपल का बरबंटा 3. सम्भोग 
4, जल । 

पिप्पलिः,-ली (स्त्री०) [ पृ+-अचल्‌¬-डीष्‌ पृषो० पक्षे 

हृस्वाभावः ] पिपरामूळ, पीपल नाम की औषध । 

पिष्पिका (स्त्री०) दाँतों पर जमी हुई मेल की पपड़ी । 

पिप्लुः [ अपि+-प्लु+-डु अपे: अकारलोपः ] निशान, तिल, 
मस्सा, चित्ती । 

पियालः [पीय्‌ कालम्‌, हुस्व:] एक वृक्षविशेष (चिरौंजी) 
--कु० ३।३१,-लम्‌ इस वृक्ष (चिरौंजी) का फल! 

पिलू (चुरा० उभ०-पेलयति-ते) 1. फेंकना, डालना 
2. भेजना, चलता करना 3. उत्तेजित करना, उक- 
साना । 

पिलुः (पुं०) देश 'पीलूः' । 

पिल्ल (वि०) | क्लिघ्ने चक्षुषी यस्य, क्लिन्न अच्‌, 
पिल्लादेशः ] चौंधियाई आँखों वाला,-- ल्लम्‌ चुंधि- 
याने वाली आँख । 

पिल्लका [ पिल्ल-कै--क-ं टाप्‌ ] हथिनी । 

पिश्‌ (तुदा० उभ० पिशति-ते) 1. रूप देना, वनाना, 
निर्माण करना 2. संघटित होना 3. प्रकाश करना, 
उजाला करना । 

पिद्षंग (वि०) [ पिश्‌ +-अंगच्‌ किच्च ] ललाई लिये 
भूरे रंग का, लाल सा खाकी रंग का --मध्ये समुद्र 
ककुभः पिशङ्गीः-- शि० ३1३३, १।६, कि० ४३६, 
--गः खाकी रंग । 

पिक्षंगकः [ पिशंग--कन्‌ ] विष्णु अथवा उसके अनुचर 
का विशेषण । 

पिज्ञाच: [ पिशितमाचमति-आ-+-चम्‌, बा० ड पृषो० ] 
भूत, बैताल, शैतान, प्रेत, दुष्ट प्राणी नन्वाशितः 
पिशाचोऽपि भोजनेन--विक्रम० २, मनु० १३७, 
१२।४४। सम०--आलयः वह स्थान जहाँ फास्फो- 
रस के कारण अंधेरे में प्रकाश होता हो,- द्रः एक 
प्रकार का वृक्ष (सिहोर),--बाधा,--संचारः पिशाच 
द्वारा आविष्ट होना,-- भाषा 'शेतानों की भाषा' 
पैशाची प्राक्त जिसका प्रयोग नाटकों में मिलता हुँ 
संस्कृत का अपभ्रंश,- सभम्‌ 1. शैतानों की सभा 
2. भूतों का घर, प्रेतावास । 

पिक्षाचकिन्‌ (पु) [ पिशाच-+इनि, कुक्‌ | धन के 
स्वामी कुबेर का विशेषण । 


( ६१६ ) 


पिशाचिका [ पिशाच + डीष्‌ + कन्‌-टाप्‌, द्वस्वः 
1. पिशाचिनी, भूतनी, स्त्री पिशाच 2. (समास के 
अन्त में) किसी पदार्थ के लिए झैतानी या पेशाचिकी 
आसक्ति-- किमनया आयुधपिशाचिकया--महावी० 

३, युद्ध के लिए घोर अनुरक्ति, पिज्ञाची भी इसी 

अर्थ में प्रयुक्त होता है,--तस्य खल्वियं यावज्जीव- 
मायधपिशाची न हृदयादपक्रामति--बालरा० ४ या 
~ कियच्तिरमियमतिनाटयिष्यति भवंतमायृधपि- 
शाची--अनघं ० ४ | 

पिशितम्‌ [ पिश्‌+कक्‍्त ] मांस - कुत्रापि नापि खलु हा 
पिशितस्य लेशः--भामि० १।१०५, रघु० ७५० | 
सम० "अजन: --आहा:,--आक्षिन्‌,--भुज (पुं०) 
1. मांसभक्षी, पिशाच, बेताल--- (छायाः) संघ्यापयो- 
दकपिशाः पिशिताशनानां चरंति--श० ३ 1२७ 
2. मनुष्यभक्षी, नरभक्षी । 

पिशुन (वि०) [ पिश्‌ +-उनच्‌, किच्च ] (क) संकेत 
करने वाला, बतलाने वाला, प्रकट करने वाला, प्रद- 
शंन करने वाला, परिचायक--शत्रूणामनिशं विनाश- 
पिशुनः -शि० १।७५, तुल्यानुरागरपिशुनम्‌ --विक्रम० 
२।१४. रघु० १।५३, अमरू ९७ (ख) स्मरणीय, 
स्मारक, क्षेत्र कषत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः -मेघ० 
४८ 2. मिथ्यानिन्दक, चुगलखोर, चुगली खाने वाला 
--पिशुनजनं खलु बिश्रति क्षितीन्द्राः -भामि० १1७४ 
3. दुष्ट, कूर, प्रढ्ेषी 4. अधम, कमीना, तिरस्करणीय 
5. मूर्ख, मन्दबुद्धि,--नः 1. मिथ्या निन्दा करने वाला, 
चुग़लखोर, ढिढोरवा, अघम, भेदिया, द्रोही, कलंकित 
करने वाला हि० ११ ३५, पंच० १।३०४, मनु० 

का विशेषण 4. कौवा । 


३।१६१ 2. रूई 3. नारद 
सम० वचनम्‌,--वाच्यमू चुगली, गुणनिन्दा, 


बदनामी । 


पिष्‌ (रुघा० पर०-पिनष्टि, पिष्ट) 1. कूटना, पीसना, 
चूरा करना, कुचलना --अथवा भवतः प्रवर्तना न कथं 
पिष्टमियं पिनष्टि न:--ने० २६१, १३] १९, माष- 
पेषं पिपेष --महावी० ६।४५, भट्टि ६।३७, १२।४८ 
भामि० १।१२ 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, नष्ट 
करना, मार डालना (संब० के साथ) क्रमेण पैष्टुं 
भुवनद्विषामसि --शि० १४०, उद्‌ -,कुचलना, 
पीस डालना, -निस्‌--,कूटंना, चूर्णं करना, कण कण 
करना, (तं) निष्पिपेक्ष क्षिती क्षिप्र पूर्णकुंभमिवांभसि 
“महा०, शिलानिष्पिष्टमुद्गरः --रघु० १२।७३ 
2. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, खरोंच मारना 
भद्रि ६१२० | 
पिष्ट (भू. क० कृ०) [ पिष्‌ 
किया हुआ, कुचला हुआ 
हुआ, भींचा हुआ, (हाथ 


“क्त | पिसा हुआ, चूर्ण 
--भामि० १।१२,७३ 2. रगड़ा 
) मिलाया हुआ,- ष्टम्‌ पिसी 


हुई कोई चीज, पिसा हुआ मसाला 2. आटा, बेसन 
--पिष्टं पिनष्टि “पिसे हुए को पीसता है! अर्थात्‌ 
व्यर्थं काम करता है, या बिना किसी लाभ के दोह- 
राता हुँ 3. सीसा । सम०- उदकम्‌ आटे में मिला 
हुआ जल, - पचनम्‌ आटा भूनने के लिए कड़ाही, 
पतीली आदि,--पश्ुुः आटे का बना या हुआ किसी 
पशु का पुतला - पिण्डः आटे की बाटी या पेड़ी-- पुरः 
दे० 'धृतपूर',-- पेयः, -- पेयणम्‌ पिसे को पीसना, व्यर्थ 
काम करना, बिना किसी लाभ के दोहराना “न्यायः 

० न्याय' के अन्तर्गत, -- मेहः एक प्रकार का मधुमेह, 
वतिः एक प्रकार का लड्डू जो घी, दाल या 
चावल से बनाया जाता है,--सौरभम्‌ (पिसा हुआ) 
चन्दन । 


पिष्टकः,--कम्‌ [ पिष्ट--कन्‌ ] 1. बाटी जो किसी अनाज 
के आटे से बनाई गई हो 2. सिकी हुई बाटी, रोटी, 

पूरी,--कम्‌ तिलकुट, तिल के लड्डू । 

पिष्टपः,-- पम्‌ [ विशन्ति अत्र का विधुत के 

०१ 2] 


नि० ] विश्व का एक भाग-- 

पिष्टातः [ पिष्ट+-अत्‌+-अण्‌ ] सुगंघयुक्त या खुशबूदार 

र्ण! 

पिष्टि [पिष्ट+-ठन्‌] चावलों के आटे की बनी टिकिया। 

पिस्‌ 1 (म्वा० पर० पेसति) जाना, चलना 11 {चुरा० 
उभ०--पेसमति-ते) 1. जाना 2. मजबूत बनना 
3. रहना 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 5. देना 
या लेना । 

पिहित (भू० क० कृ०) [ अपि+-घा-+-क्त, अपे: आकार- 
लोपः | 1. बन्द, अवरुद्ध, रुका हुआ, जकड़ा हुआ 
¬ दै? अपि पूर्वक घा 2. ढका हुआ, छिपा हुआ, गुप्त 
-“दै० अपिहित 3. भरा हुआ, ढका हुआ । 

पी (दिवा० आ० पीयते) पीना--तव वदनभवामृतं निपीय 
~-मृच्छ० १०।१३, नै» १।१। 

पोचम्‌ (नपुं०) ठोडी । 

पीठम्‌ [ पेठन्ति उपविशन्ति अत्र-पि+-घञ्ञ्‌ बा० दीर्घ: 
पीयते अत्र पी +-ठक्‌ ] 1. आसन (तिपाई, चौकी, 
कुर्सी पलंग आदि) जवेन पीठादुदतिष्ठदच्य॒त:--सि० 
१।१२, रघु ० ४८४, ६।१५ 2. ब्रह्मचारी के बँठन के 
लिए कुशासन 3. देवासन, वेदी 4. पादपीठ, आधार 
5. बैठने की विशेष मुद्रा । सम०--केलिः विश्वास- 
पात्र पुरुष परोपजीवी, --गरभः मूति के आधार में वह्‌ 
गड्ढा जिसमें वह जमाई जातो है, - नायिका वह्‌ 
चौदह वर्ष की कन्या जो दुर्गा-पूजा के अवसर पर 
दुर्गा मान कर पूजी जाती है,--भूः आवार, नींव, 
भूगृह, तहखाना,--मर्दः 1. सहचर, परोपजीवी, जो 
नाटक में बड़ेर कार्यो में नायक की सहायता करता 
हैं जैसे कि नायिका की प्राप्ति में, इसी प्रकार 'पीठ- 


( ६१७ ) 


सादिका वह स्त्री है जो नायिका के प्रेमी नायक को 
प्राप्त कराने में उसको सहायता करतो हे 2. नृत्य 
शिक्षक जो वेश्याओ को नृत्यकला की शिक्षा देता हे, 
सर्प (वि०) लंगडा, विकलांग । 

पीठिका | पोठ--डोष्‌--क--टाप्‌, हुस्व: | 1. आसन 
(चौकी, तिपाई) 2. पीढ़ा, आषार 3. पुस्तक का 
अनुभाग या प्रभाग जेसा कि दशकुमार चरित की पूर्व 
पीठिका और उत्तरपीठिका । 


पीड्‌ (चुरा० उभ०--पोडयति-ते, पीड़ित) पीडित करना, 
सताना, नुकसान पहुँचाना, घायल करना, क्षति पहुँ 
चाना, तग करना, छेड़ना, परेशान करना --नीलं 
चापोपिडच्छरेः - -भट्टि० १५८२, मनु ० ४६७, २३८, 
७।२९2. विरोध करना, सामना करना 3. (नगर 
आदि को) घेरना 4. दबाना, भींचना, निचोड्ना, 
चुटकी काटना --कंडे पीडयन्‌ -मुंच्छ० ८, लभेत 
सिकतासु तँलमपि यत्नतः पोडयन्‌ -मतूँ० २।५, 
दशनपीडिताघरा -रघु० १९।३५ 5. दबाना, नष्ट 
करना --मन्‌० १।५१ 6. अवहेलना करना 7. किसी 
अशुभ वस्तु से ढकना 8. ग्रहण-ग्रस्त होना,--अभि. 
“अब, दवाना, निचोड़नो, पीड़ित करना, आ-- 
दबाना, भार से झुका देना - पयोघरभारेणापीडितः 
-गीत°० १२, उद्‌ -, मसलना, घिसना, रगड़ना 
-अन्योन्यमुत्पोडयदुत्पलाक्ष्याः स्तनद्वयं पांडु तथा 
प्रवृद्धम्‌ -कु० १।४०, शि० ३।६६ 2. पिचकाना, 
ऊपर को फंकना, घकेलना, पेलना --रघु० ५1४६, 
१६।६६, उप -, 1. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 
दुःखो करना, तंग करना, परेशान करना स्तनोपपीडं 
परिरब्घूकामा-कि० ३।५४, शि० १०।४७ 2. अत्या- 


चार करना, बरबाद करना -मन्‌ ० ८1६७, ७।१९५ 


नि -, 1. तंग करना, पीडित करना, परेशान करना, 
दंड देना, कष्ट देना -मन ० ७।२३ 2. निचोड़ना, 
दवाना, कस कर पकड़ना, हथिया लेना, थामना-गुरो 
सदारस्य निपीडय पादौ --रघु० २1३५, ५।६५, निस्‌ 
¬, निचोड़ना-दे० निष्पीडित, परि-, 1. पीडा देना,कष्ट 
देना, परेशान करना 2. दबाना, भींचना द्वर-, अत्यधिक 
पीडित करना, यातना देना, सताना 2. दबाना, भींचना, 
सम्‌-, भींचना, चुटकी काटना -कठे जीर्णलताप्रता- 
नवलयनात्यर्थंसंपीडितः श० ७।११, चौर» ३ । 


पीडकः [पी इ +-ष्वुल्‌ ] अत्याचारी । 

पीडनम्‌ [पीड्‌ +-ल्यूट्‌] 1. पीडित करना, कष्ट देना, 
अत्याचार करना, पीड़ा पहुंचाना -मनु० ९।२९९ 
2. भींचना, दवाना -+दोवल्लिबंब-निबिडस्तन पीड- 
नानि--गीत० १०, द॑तौष्ठपीडन नखक्षतरक्तसिक्ताम्‌ 
--चौर० ४८ 3. दबाने का उपकरण 4. लेना, 
थामना, पकड़ना जैसा कि 'करपीडन' और “पाणि- 

७८ 


पीडन' में 5. बर्बाद करना, उजाडना 6. अनाज 
गाहना 7. ग्रहण -जेसा कि 'ग्रहपीडन' में 8. ध्वनि 
निरोध, स्वरोच्चारण का एक दोष । 


ब्रीडा [पीड --अडः--टाप्‌] 1. दर्द, कष्ट, भोगना, सताना, 


परेशानी, वेदना--आश्रमपीडा--रघु० १।३७, बाधा, 
७१, मदन", द्वारिद्रथ/ आदि 2. क्षति पहुँचाना, 
हानि पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना भग० १७१९, 
मन्‌० ७1१६९ 3. उजाडता, बर्बाद करना 4. उल्लं- 
घन, अतिक्रमण 5. प्रतिबंध 6. दथा, करुणा 7. ग्रहण 
8. सुमिरनी, शिरोमाल्य 9. सरलवृक्ष। सम० कर 
(वि०) कष्टकर, पीड़ामय । 


पीडित (भू ० क० कृ०) [पीड्‌ +-क्त] 1. पीडा से युक्त, 


तंग किया हुआ, सताया हुआ, अत्याचारग्रस्त, नोचा 
गया 2. निचोड़ा हुआ, दबाया हुआ 3. विवाहित, 
पाणिगृहीत 4. अतिकान्त, तोड़ा हुआ 5. उजाड़ा 
हुआ, बर्बाद किया हुआ 6. ग्रहणग्रस्त 7. बाँधा हुआ, 
बंघनग्रस्त, --तम्‌ 1. दर्द करता; क्षति पहुँचाना, तंग 
करना 2: मैथुन का विशेष प्रकार, रतिबंघ,--तस्‌ 
(अब्य०) मजबूती से, सटा कर, दुढ़ता पूर्वक । 


पोत. (वि०) [पा+-क्त] 1. पीया हुआ, चढ़ाया हुआ 2. 


परिव्याप्त, सिक्त, भरा हुआ, संतृप्त 3. पीला 
—विद्युत्प्रभारचित-पीतप टोत्तरीयः--मृच्छ० पार, 
तः 1. पीला रंग 2. पुखराज 3. कुसुम्भ,--तम्‌ 1. 
सोना 2. हरताल । सम०--अब्धिः अगस्त्य का 
विशेषण,--अंबरः विष्णु का विशेषण--इति निगदित 
प्रीतः पोतांब्ररोऽपि तथाकरोत्‌-गीत० १२ 2. अभिः 
नेता 3. पीले वस्त्र पहने हुए साधु सन्यासी,-- अर्ण 
(वि०) पीताभरक्त, पोलेपन से युक्त लाल,--अझमन्‌ 
(पु०) पुखराज, कदली केले का एक भेद, सुनहरी 
केला,—कंदम्‌ गाजर,-- काब्बेरम्‌ 1. केसर 2. पीतल 
--काच्ठम्‌ पीला चंदन,--गंधम्‌ पीला चंदन, . चंदनम्‌ 
1. एक प्रकार का चंदन 2. केसर 3. हल्दी, -- चम्पकः 
दीपक, --तुंडः कारंडव पक्षी,--दारु (नपुं०) एक 
प्रकार का चीड का पेड़, या सरल वृक्ष, --वुग्धा 
दृघारु गाय,--द्रुः सरल वृक्ष,--पादा एक प्रकार का 
पक्षी, मेना,--मणिः पुख राज,--माक्षिकम्‌ एक प्रकार 
का खनिज द्रव्य, सोनामाखी,--मूलकम्‌ गाजर,--रक्‍त 
(वि०) पीलेपन से युक्त लाल रंग का, संतरे के रंग 
का (क्तम्‌) एक प्रकार का पीले रंग का रत्न, 
पुखराज,--रागः 1. पीला रंग 2. मोम 3 पद्मकेसर, 
--बालुका हल्दी, - बासस्‌ (पुं०) कृष्ण का विशेषण, 
--सारः 1 पुखराज 2. चन्दन का वृक्ष (रभ्‌) पीली 
चंदन की लकड़ी,--सारि (नपुं) अंजन, सुर्मा--स्कंध 
सूअर,--स्फटिकः पुखराज,-हरित (वि०) पीलापन 
लिये हुए हरा । 


( ६१८ ) 


पीतकम्‌ [पीत-कन्‌] 1. हरताल 2. पीतल 3. केसर 
4. शहद 5. अगर की लकड़ी 6 चंदन की लकड़ी । 

पीतनः [पीत करोति इति--पीत-+-णिच्‌ --ल्यट वा पीतं 
नयति इति पीत--नी--ड] गूलर की जाति का वक्ष 
चम्‌ 1. हरताल 2. केसर | 

पीतल (वि०) [पीत+-ला-|-क] पीले रंग का,--लः पीला 
रंय,--लम्‌ पीतल । 

पीतिः [पाञ क्तिच्‌] घोड़ा-- (स्त्रीश) 1. घुँट, पीना 2. 
सदिरालय 3. हाथी की सँड । 

पीतिका |पीत+-ठन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. केसर 2. हल्दी 3 
पीली चमेली, या सोनज 

पीलुः [पा--वतुन्‌[ 1, सूयं 2. अग्नि 3. हाथियों के झुंड 
का मुख्य हाथी, यृथपति । 

पीथः [पाJ-थक्‌] 1. सूर्यं 2. काल 3. अग्नि 4. पेय 
5. जळ । 

पीथिः | -=पीति, पृषो० तस्य थः] घोड़ा । 

पीन (वि०) [प्यायञ-क्त, संप्रसारणे दीर्घः] .1. स्थूल, 

मांसल, हृष्टपुष्ट 2. भरापुरा, विशाल, मोटा---जैसा 
कि 'पीनस्तनी' में 3. पूर्ण, गोलमटोल 4. प्रभूत, 
अधिक । सम०--ऊधस्‌ स्त्री (पीनोध्नी) भरे पूरे 
ऐन (औड़ी) वाली गाय,-- वक्षस्‌ (वि०) विशाल- 
वक्षःस्थल वाला, भरी पुरी छाती वाला । 

पीनसः [पीनं स्थूलमपि जन स्यति नाशयति--पीन+-सो 
त-क] 1. नाक पर दुष्प्रभाव डालने वाला जुकाम 2 
खांसी, जुकाम । 

पीयुः [पाञ-कु नि० युक्‌, ईत्वम्‌] 1. कौवा 2. सूयं 3 
अस्ति 4. उल्ल 5. काल 6. सोना ! 


पीयृषः-षम्‌ | पीय्‌-।-ऊषन्‌ | । सुधा, अमृतः मनसि 
वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः--भर्तृ० २।६८, इमां 
पीयूदलहरीम्‌ गंगा० ५३१ 2. दूध 3. ब्याने के बाद 
पहले सात दिन का गायका दूघ। सम० महस्‌ 
(पु०), रुचिः 1 चन्द्रमा 2. कपूर,--वर्षः 1.अमृतवर्षा 
2. चन्द्रमा 3. कपूर । 

पीलकः | पील्‌ -ण्दुल्‌ | मकौड़ा । 

पोलुः | पील्‌-उ ] 1. बाण 2. अणु 3. कीड़ा 4. हाथी 
5. ताड का तनः 6. फूल 7. ताड के वृक्षों का समूह 

रीलू' नाम का एक वृक्ष । 

पोलूकः [पील्‌ -+कन्‌ ] चींटा । 

पीब्‌ (स्वा० पर० -पीवति) मोटा-ताजा या हृष्ट पुष्ट 
होना । 


पीक्न्‌ (वि०) (स्त्री०-पीवरी) [ प्येञ-क्वनिप्‌, संप्र० 


दीर्घः ] 1. भरा पूरा, स्थूल, मोटा 2. हृष्ट पुष्ट, | 


बलवान्‌ - (पुं) पवन । 
पौवर (वि०) (स्त्री०-रा,-री) [ प्येन-ष्वरच्‌, सं प्र० 
दीधः] 1. स्थूल, विशाल, हृष्टपुष्ट, मांसल, मोटा- 


ताजा -रघु० ३८, ५।६५ १९।३२ 2. फूला हुआ 
मोटा,--रः कछुवा, - री 1. तरुणी 2 गाय । 
पीवा [ पीयते -पी+-व¬-टाप्‌ ] जल । 
षंस्‌ (चुरा० उभ०--पुंसयति-ते) । कुचलना, पीसना 
पीडा देना, कष्ट देना, दण्ड देना । 
र (पुं) [या--डुयसुन्‌ ] (कर्तु०-पुमान्‌, पुमांसौ 
पुमांसः, करण द्वि० व०--पुभ्याम्‌, संबो ए० व० 
पुमन्‌) 1. पुरुष 2. नर--पुंसि विश्वसिति कुत्र 
कुमारी-ने० ५१११० 2. इंसान, मानव--यस्यार्था 
स पुमाँल्लोके '-हि० १ 3. मनुष्य, मनुष्य जाति, क़ौम 
राष्ट्र-बंद्येः पुंसां रधुपतिपदेः--मेघ० १२ 4. टह- 
छुआ, सेवक 5. पूंल्लिग शब्द 6. पुंल्लिग--पुँसि वा 
हरिचन्दनम्‌ --अमर० 7. आत्मा । सम०--अनुज 
(वि०) (पुंसानुज) | पुंसा अनुजः, समासे तृतीयाया 
अलुक्‌ ] वह जिसका बडा भाई भी हो, --अनुजा 
(पुमनुजा) लड़का होने के बाद जन्म लेने वाली 
लड़की अर्थात्‌ बड़े भाई वाली लड़की, - अपत्यम्‌ 
(पुमपत्यम्‌) लड़का, अर्थः (प्रमर्थः) 1. पुरुष या 
मनुष्य का उद्देश्य 2. मानव-जीवन के चार ध्येयों में 
से कोई सा एक, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, 
दे० पुरुषार्थ,--आश्या (प्रमाख्या) नर की संज्ञा, 
-+आचारः (पुमाचारः) पुरुष का आचार, चालचलन, 
--कटिः (स्त्री०) पुरुष की कमर,--कामा (पुंस्का म) 
पति की कामना करने वाली स्त्री,--कोकिलः (पुंस्को- 
किलः) नर-कोयल --कु० ३।३२,- खेटः (पुंखेटः ) नर- 
ग्रह्‌,--गवः (पुंगवः) 1. बेल, सांड 2. (समास के 
अन्त में) मुख्य, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, पूज्य या किसी 
भी श्रेणी का प्रमुख व्यक्ति--वाल्मीकिर्मू निपुंगव 
--रामा०, इसी प्रकार गजपुंगवः - भतृं ० २।३१, नर 
पृंगव:-आदि,--केतुः शिव का विशेषण-- कु० ७1७७ 
चली (पुंश्चलीयः) रंडी का बेटा,-चिह्वम्‌ 
(पुंर्चिह्वम्‌) शिश्न, की जननेर्द्रिय,-जन्यन्‌ 
(पुंजन्मन्‌) (नपुं) का पैदा होना, नर-सन्तान 
का जन्म लेना, - योगः वह नक्षत्रपुंज जिसमें कि लड़कों 
या नरसन्तान का जन्म होता हे, - दासः (पुंदासः) 
पुरुष-दास,--ध्बजः (पुंध्वजः) 1. प्राणिमात्र म॑ किसी 
भी जाति का नर 2. चूहा,--नक्षत्रम्‌ (पृनक्षत्रम्‌) नर 
जाति का नक्षत्र, - नागः (पुंनागः) 1. पुरुषों में हाथी 
पूज्य या आदरणीय पुरुष 2. सफेद हाथी 3. सफ़ेद 
कमल 4. जायफल 3. नाग केशर नाम का वृक्ष - रघु० 
६।५७, -नाटः,-डः (पुंनाट:-डः) इस नाम का वृक्ष, 
--नामधेयः (पुंनामधेयः) नर, पुरुषवाची,--नामन्‌ 
(पुंनामन) (वि०) पुलिंग नामधारी, (पुं) पुंनाग 
नामक वृक्ष,--पुत्रः नर-सन्तान, लड़का, ---घ्रजननम्‌ 
पुरुष की जननेन्द्रिय, लिङ्ग,--भूमन्‌ (पुंभूमन्‌) (पुं) 


८, 


( ६१९ ) 


वह शब्द जो केवल पुंल्लिंग बहुबचनांत ही होता 

हे --दाराः पुंभूम्नि चाक्षता:-अमर०,--योगः (पुंकोग) 

पुरुष के साथ सहवास या संबंध 2. किसी पुरुष या पति 

का संकेत--पुंयोगे क्षत्रिणी,---रत्नम्‌ (पुंरत्नम्‌) श्रेष्ठ 

राशिः (पुंराशिः नर-राशि,--रूपम्‌ (पुरुपम्‌) नर का 

रूप,--लिग (पुंल्लिग) (वि०) पुरुषवाचक (शब्द), 

पुरुष वाचक (गम्‌) 1. पुरुष वाचक चिह्न 2 वीर्य, 

पौषहष 3. पुरुष की जननेन्द्रिय,--वत्सः (पुंवत्सः) 

बछड़ा,--वृष: (पुंवृषः) छछुँदर,--बेब (पुंवेष) 

(वि०) पुरुष की वेश भूषा में, मर्दानी पोशाक पहने 

हुए,--सवन (पुंसवन) (वि०) पुत्रोत्पत्ति करने वाला 

(नम्‌) सर्व प्रथय परिप्कारात्मक या शुद्धीकरण संबंधी 

संस्कार, स्त्री के गर्भाधान के प्रथम चिह्न प्रकट होने 

पर पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता 

है--रघु० ३1१० 2. भ्रूण, गर्भ 3. दूध । 

पुंस्त्वम्‌ [पुंस्‌ | त्व]1. पुरुष का लक्षण, वीर्य, पुरुषत्व, मर्दा- 
नगी --यत्नात्‌ पुस्त्वे परीक्षितः-याज्ञ० १।५५, 
2. शुक्र, वीय 3. पुंलिग । 

पुंबत्‌ (अव्प्र०) [पुंस्‌ --वति] 1. पुरुष की भांति--रघु० 
६।२० 2. पुंलिग में । 

पुक्कश (वि०) (स्त्री-शी), पुक्कस (वि०) (स्त्री ०-सी ) 
[पुक्‌ कुत्सितं कशति यच्छति--पुक्‌ +-कश्‌ (स्‌) +- 
अच्‌ | अधम, नीच, झाः, -सः एक पतित वर्णसंकर 
जाति, शूद्र स्त्री में उत्पन्न निषाद की सन्तान -जातो 
निपादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः--मनु० १०।- 
१८, -शी/-सो 1. कलो नील का पौधा 3. पुक्कस 
जाति की स्त्री । 

पुंख:,-थम्‌ [ पुमांसं खनति--पुम्‌+-खन्‌+-ड ] 1. बाण 
का पंख वाला भाग--रघु० २।३१, ३॥६४, ९।६१ 
2. बाज, स्येन । 

पुंखितः (वि०) [पुंस +-इतच्‌] पंखों से युक्त (यथा-- 
बाण) । 

पुंगः~गम्‌ [==पुञ्च, पृपो०] ढेर, संग्रह्‌, समुच्चय । 

पुंगलः [पुग +-ला-‡-क]| आत्मा । 

पुच्छः,-च्छम्‌ [पुच्छ +-अच्‌] 1. पूँछ--पर्चात्पुच्छे वहति 
विपुले --उत्तर० ४।२७ 2. बालों वाली पूँछ 3. मोर 
की पूँछ 4. पिछला भाग 5. किसी वस्तु का किनारा । 
सम०--अग्रम्‌, --मूलम्‌ पूँछ का सिरा,-कंटकः बिच्छू, 
जाहम्‌ पूंछ की जड़ । 

पुच्छटिः,-टो (स्त्री) | पुच्छ्‌+-अट्‌+-इन्‌, पुच्छटि+- 
ङीष्‌] अंगुलियाँ चटकाना । 

पुच्छिन्‌ (पुं०) [पुच्छ +- इनि] मुर्गा । 

पुः [पुंसू+-जि-+-ड | ढेर, समुच्चय, मात्रा, राशि, संग्रह- 
क्षीरोदवेलेव सफेनपृंजा--कु० ७।२६, प्रत्युद्गच्छति 
मूछंति स्थिरतमः पुंजे निकुंजे प्रियः--गीत० ११। 


पुंजि (स्त्री) [पिञ्ज्‌ +-इन्‌, पृषो०] ढेर, मात्रा, राशि । 

पुंजिकः [पुंजि--कन्‌ ] ओला । 

पुंजित (वि०) [ पुंज+-इतच्‌ ] 1. ढेरी, संगृहीत, एक 
जगह लगाया हुआ ढेर 2. मिलाकर भीचा हुआ, 
दबाया हुआ । 

पुट्‌ 1 (तुदा० पर०-पुटति) 1. आलिंगन करना, लिपटना 
2. अन्तर्जेटित करना, बटना, गूथना 11 (चुरा० उभ० 
पुटयति-ते) 1. मिलना 2. बांधना, जकड़ना 3. पोट- 
यति-ते (क) पीसना, चूर्ण करता (ख) बोलना 
(ग) चमकना 111 (म्वा० पर० पोटति) 1. पीसना 
2. मलना । 


पुटः,---टभ [पुट्क]1. तह 2. खोखली जगह, विवर, खोखला 
पन~भिन्नपल्लवपुटो वनानिल:--रघु० ९१६८, ११।२३, 
१७।१२, भालवि० ३।९, अंजलिपुट, कर्णपुट आदि 
3. दोना, पत्तों की तहकरके बनाया गया, पुस्तड़ा-- 
दुरध्वा पथः पत्रपुटे मदीयम्‌--रघु० २।६५, मनु० 
६।२८ 4. कोई उथला पात्र 5. फली, छीमी 6. म्यान, 
ढकना, आच्छादन 7. पलक ('पुटी' भी इन्ही अर्थों 
में) 8. घोड़े का सुम, टः रत्नपेटी,--टम्‌ जायफल । 
सम०--उठजम्‌ सफेद छतरी, --उदकः नारियल,-- 
ग्रोवः 1. बर्तन, कलसा, घडा 2. तांबे का पात्र,---पाकः 
औषधियाँ तेयार करने की विशेष पद्धति, (इसमें 
औषधियों को पत्तों में लपेट कर ऊपर से मुल्तानि 
पोत देते हैं और फिर आग में भूना जाता है-- अनि- 
भिन्नो गरभीरत्वादंतगूंढघनव्यथ:, पुटपाकप्रतीकाशो 
रामस्य करुणो रसः--उत्तर० ३।१,--भेवः 1. पुर, 
नगर 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र, आतोद्य 3. जला- 
वर्तं या भंवर,--भेदनस्‌ कस्बा या नगर--शि० 
१३।२६। 

पुटकम्‌ [पुट-कन्‌] 1. तह 2. उथला या कम गहरा 
प्याला 3. दोना या पुस्तड़ा 4. कमल 5. जायफल । 

पुटकिनी [पुटक-+-इनि+-डीप्‌] 1. कमल 2. कमल समूह । 

पुटिका [पुटू+ण्बुल-- टाप्‌, इत्वम्‌] इलायची । 

पुटित (वि०) [पुट्‌+-क्त] 1. रगड़ा हुआ, पीसा हुआ 
2. सिकुड़ा हुआ 3. टांका लगाया हुआ, सीया हुआ 
4. खण्डित । 

पुटी [पुट+ ङीपू] दे० 'पुट' । 

पुड्‌ (तुदा० पर०) 1. छोड़ना, त्याग देना; तिलांजलि दे 
देना 2. पदच्युत करना 3. निकालना, बिदा करना, 
खोजना ! 

पुंड्‌ (म्वा०पर०-पृंडति) पीसना, चूरा करना, चूर्ण बना 
देना या पीस डालना । 

पुंडः [पुण्ड्‌ +-घञ्ञ्‌ ] चिल्ल, निशान । 

पुडरीकम्‌ | पृंड्‌ --ईकन्‌ नि० ] 1. शवेतकमल,--उत्तर्‌० 
६1२७, मा० ९।७४ 2. सफ़ेद छाता,--कः 1. सफ़ेद 


( ६२० ) 


रंग 2. दक्षिणपुर्द या आग्नेयी दिशा का अघिष्ठात्‌- 
दिक्पाल- - रघु० १८८ 3. व्याघ्र 4. एक प्रकार का 
सांप 5. एक प्रकार का चावल 6. एक प्रकार का 
कोढ़ 7. हाथी का बुखार 8. एक प्रकार का आम 
का वृक्ष 9. घडा, जलपात्र 10. आग 11. मस्तक पर 
सम्प्रदाय द्योतक तिलक । सम०--अक्षः विष्णु का 
विशेषण - रघु० १८।८,-- प्लवः एक तरह का पक्षी, 
-- मुखी एक तरह की जोक । 

डे: [ पुंड्‌ -रक्‌ ] 1. एक प्रकार का गन्ना (लाल रंग 
का) पौंडा 2. कमल 3. श्वेत कमल 4. (मस्तक पर) 
सम्प्रदायद्योतक तिलक (अन्दनादिक का) 5. कीड़ा 
जाड (ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों 
का नाम । सम० - केलिः हाथी । 

पुंडूकः [ पुंड़+-कन्‌ | 1. एक प्रकार का ईख (लाल रंग 
का) पौंडा 2. संप्रदाय द्योतक तिलक । 

पुष्प (वि०) [ पू०+यण्‌, णुक्‌, ह्वस्वः ] 1. पवित्र, 
पुनीत, शुचि . जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु आश्रमेषु 
"-मैघ० १, पुण्यं धाम चंडीश्वरस्य-- ३३, रघु० 
३।४१, श० २1१४, मनु० २।६८ 2. अच्छा, भला, 
गुणी, सच्चा, न्याय 3. शुभ, कल्याणकारी, भाग्य- 
शाली, अनुकूल (दिन आदि)--मनु० २।३०,२६ 
4. रुचिकर, सुहावना, प्रिय, सुन्दर प्रकृत्या पृण्य- 
लक्ष्मीको-महावी ० १।१६,२४, उत्तर» ४।१९, इसी 
प्रकार 'पुण्यदशंत' 5. मधुर, गंधयुक्त (जैसे सुगंध, 
परिमळ) 6 औपचारिक, उत्सव या संस्कार संबंधी, 
ष्यम्‌ 1. सद्गुण, धामिक या नेतिक गुण अत्यु- 
त्कटेः पापपुर्ण्येरिहेव फलमश्नुते--हि० १।८३, महता 
पुण्यपण्येत क्रीतेयं कायनौस्त्वया--शा० ३।१, रघु० 
११६९, न० ३।८७ 2. सद्गुणसंपन्न कृत्य, प्रञ्चस्य 
कार्ये ३ पवित्रता, पवित्रीकरण 4. पशुओं को पानी 
पिलाने के लिए कूँड,--ण्या पवित्र तुलसी । सम० 
~-अहूम्‌ मंगलमय या शुभ दिवस - पुण्याहं भवंतो 
ब्रुवंतु, अस्तु पुण्याहम्‌-पुष्याहं ब्रज मंगलं सुदिवसं प्रातः 
प्रयातस्य ते--अमरु ६१, °वाचनम्‌ बहुत से घामिक 
संस्कारों के आरभ में तीन बार उच्चारण करना 
यह शुभदिवस हे',-उदयः सौभाग्य का प्रभात,-उद्यान 
(वि०) सुन्दर उद्यान रखने बाला, - कतं (पुं०) 
स्तुत्य या गुणवान्‌ पुश्प, --कर्भन्‌ (वि०) स्तुत्य कार्या 
के करने वाला, खरा,,ईमानदार (नपुं०) स्तुत्य कार्य, 
“काल: शुभ समय,- कौति (वि०} अच्छे नाम 
वाला, यशस्वी, विख्यात -भट्टि> १५,-- कृत (वि०) 
सद्गुणसंपस्न, प्रशंसनीय, स्तुत्य,--कृत्या धमंकार्य, 
ऐसा काम जिसके करने से पुण्य हो, --क्षेत्रम्‌ 1. पवित्र- 
स्थान, तीर्थस्थान 2. 'पुण्यभूमि' अर्थात्‌ आर्यावतं, 
गंध (वि०) मधुर गंध से युक्त,--गृहम्‌ 1. बह 


स्थान जहाँ अन्न आदि खेरात बाँटी जाय, 2. देवालय, 
"जनः 1. सद्गुणी 2. राक्षस, पिशाच 3. यक्ष 
रघु० १३।६०, - ईइवरः कुबेर का विशेषण-- अनुययौ 
यमपुण्यजनेश्वरौ --रघु० ९।६,--जित (वि०) पुण्य 
द्वारा प्राप्त किया हुआ, - तीथंम्‌ तीर्थयात्रा का शुभ- 
स्थान, - दर्शन (वि०) सुन्दर (नः) नीलकंठपक्षी 
(नम्‌) पवित्रस्यान, मन्दिर आदि का दर्शन,--पुरुष 
धर्मात्मा या पुण्यात्मा, - प्रतापः अच्छे गुणों या नैतिक 
कार्यो का प्रभाव, फलम्‌ सत्कर्मो का पुरस्कार, (लः) 
वह उद्यान जहाँ पुण्यरूपी फलों की प्राप्ति होती है, 
` भाज्‌ (वि०) सोभाग्यशाली, धर्मात्मा, अच्छे गुणों 
वाळा पुण्यभाजः खल्वमी मुनयः - का? ४३,--भूः, 
भूमिः (स्त्री) पुण्यभूमि अर्थात्‌ आर्यावतं, - रात्रः 

शुभरात्रि, लोक: स्वर्ग, वेकुण्ट,- -जञकुनम्‌ शुभशकुन 
(नः) शुभशकुनसूचक पक्षी,--शील (वि०) अच्छ 
स्वभाव वाला, सत्कर्मो में रुचि रखने वाला, धर्म- 
परायण, ईमानदार,-- इलोक (वि०) सुविख्यात, 
जिसका नामोच्चारण ही शुभ समझा जाय, उत्तम 
यशवाला, पावनचरित्र वाला (कः) (निषध देश के 
राजा) नल का विशेषण, युधिष्ठिर और जनार्दन का 
विशेषण--पुण्यलोको नलो राजा पुण्यश्लोको युंधि- 
ष्ठिरः, पुण्यश्लोका च वेदेही, पुण्यलोको जनार्दन: । 
--(का) सीता और द्रौपदी का विशेषण,--स्थानम्‌ 
पुण्यभूमि, पवित्रस्थान, तीर्थस्थान । 

पुष्यबत्‌ (वि०) { पुण्य-- मतुप्‌, मस्यवः ] 1. सत्कर्म करने 
वाला, सद्गुणी 2. भाग्यशाली, मंगलमय, अच्छी 
किस्मत वाळा 3. सुखी, भाग्यवान्‌ । 

बुत्‌ (नपुं०) [ पृ+-ड्ति--पृषो० ] नरक का एक विशेष 
प्रभाग जहाँ पुत्रहीन व्यक्ति डाले जाते है, दे० पत्र 
नीचे । सम०--नामन्‌ (वि०) 'पुत्‌ नाम वाला । 

पुत्तल:,-ली [ पुत्त्‌।- घडा =पुत्तं गमनं लाति--पुत्त+-ला 
जक, स्त्रियां डौष्‌ ] 1. प्रतिमा, मूति, बुत, पुतला 
2. गुडिया कठपुतलो । सम० - दहनम्‌,--विधिः 
विदेश में जिसका प्राणांत हुआ हो अथवा अप्राप्त शव 
के बदले उसका पुतला बना कर जलाना । 

पुत्तलकः, पुत्तलिका [पुत्तल-+-कन्‌, पुत्तली-+-कन्‌ +-टाप्‌, 
हस्यः] गुड़िया, मूति आदि । 

पुत्तिका [पुत्त+-ठन्‌ +-टाप्‌] 1. एक प्रकार की मधुमक्खी, 
2. दीमक । 

पुत्र: [युत्‌- त्रे- क] बेटा (इस शब्द की व्युत्पत्ति-पुन्नाम्नो 
नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः, तस्मात्पुत्र इति 
प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभृवा--मनु० ९।१३८, इस 
लिए इस शब्द का शुद्ध रूप 'पुत्वर” हे) 2. बच्चा, 
किसी जानवर का बच्चा 3. प्रिय वत्स (छोटे बच्चों 
को प्यार से संबोधित करने का शब्द) 4. (समास के 


पुत्रका, पुत्रिका, -- पुत्रौ 


( ६२१ 


अन्त में) कोई भी छोटी वस्तु - यथा असिपुत्रः, 
शिलापुत्र आदि, -त्रौ (द्वि० व०) पुत्र और पुत्री 
(पुत्रीकृ पुत्र के रूप में गोद लेना--रघु० २३६) । 
सम० - अजन्नादः 1. जो पुत्र की कमाई पर निर्वाह 
करता हूँ, या जिसके निर्वाह की व्यवस्था पुत्र द्वारा 
की जाय 2. एक विशेष प्रकार का साधु -दे० कुटीचक, 
थिन्‌ (वि०) पुत्र चाहने वाला,--इष्टिः, 
~ इष्टिका (स्त्री०) पुत्र लाभ की इच्छा से किया 
जाने वाला यज्ञ विशेष, काम (वि०)पुत्र की कामना 
करने वाळा, कार्यम्‌ पुत्र संबंधी संस्कारादि,-- कृतकः 
जो पुत्र की भांति माना गया हो, गोद लिया हुआ 
पुत्र-- श्यामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति सोऽयं न पुत्र 
दरक: पदवीं मृगस्ते श० ४।१३,- जात (वि०) 
जिसे पुत्र उत्पन्न हुआ हो, दारम्‌ पुत्र और पत्नी, 
र्‍ाधर्मेः पुत्र का पिता के प्रति अपेक्षित कतंव्य 
--पौश्रम्‌,~ अः बेटे और पोते,--पौत्रीण (वि०) 
पुन्न से पौत्र को प्राप्त होने वाला, आनुवंशिक --भट्टि० 
५।१५,---ब्रतिनिषिः पुत्र के स्थान पर अपनाया हुआ, 
(उदा०--दत्तक पुत्र) ,--लाभः पुत्र की प्राप्ति, वधूः 
(स्त्री०) पुत्र की पत्नी, स्नुषा,-सखः बच्चों से प्रेम 
करने वाळा, बच्चों का प्रेमी, --हीन (वि०) जिसके 
पूत्र न हो, निस्सन्तान । 


पुत्रकः [पुत्र ‡-कन्‌] 1. छोटा पुत्र, बालक, बच्चा, तात, 


वत्स (वात्सल्य को प्रकट करने वाला शब्द) 2. गुड़िया, 
कठपुतली कु० १।२९ 3. घूं, ठग 4. टिड्डी, टिड्डा 
5. शरभ या परवाना, पतंग, 6. बाल । 

[पूत्रकू-| टापू, पृत्रीन-कन्‌ 
टापू, हुस्वः, पुत्र+-डीष्‌] 1. बेटी 2. गुड़िया, 
पुतली 3. (समास के अन्त मे) कोई भी छोटी वस्तु 
--यथा --असिपुत्रिका, खद्ध पुत्रिका आदि । सम० 
पुत्र --सुतः 1. बेटी का बेटा, दौहित्र, नाना के द्वारा 
पुत्र के स्थान पर माना हुआ--मनु ० ९1१२७ 2, बेटी 
जो पुत्रवत्‌ मानी जाती है, तथा पिता के घर रहती है 
(पुत्रिकेव पुत्र: अथवा पुत्रिकैव सुतः पुत्रिका सुतः 
सोऽप्यौरससम एव--याज्च० २१२८ पर मिता०) 
3. पोत्र,--प्रसुः वह माता जिसके कन्याएं ही हों, पुत्र 
न हो,--भर्तू (पुं०) 'बेटी का'पति' जामाता, दामाद । 
पुत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [पुत्र +-इनि] बेटे 
वाला, बेटों वाला--रधु० १।९१, विक्रम» ५।१४, 
(पुत्र) पुत्र का पिता । 

पुय, पुनीय, पृत््य (वि०) [पृत्र+घ, छ, यत्‌ वा] 
पुत्रसंबंछी, पुत्रविषयक । 


पुत्रीया [पुत्र +-क्घच्‌ +-अ¬-टाप्‌] पुत्र प्राप्ति की इच्छा । 


पुग्दछ (वि०) [पृत्‌ कुत्सितं --गलो यस्मात्‌ ब० स०] 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर,--लः परमाणु--पुग्दलाः 


) 


परमाणव:--श्रीधर 2. शरीर, भूतद्रव्य 3. आत्मा 
4. शिव का विशेषण 1. 


पुनर्‌ (अव्य) [पन्‌ +-अर्‌+-उत्वम्‌] 1. फिर, एक बार 


फिर, नये सिरे से न पुनरेवं प्रवतितव्यम्‌--श० ६, 
किमप्ययं बटुः पुनविजक्षु: स्फुरितोत्तराघ्रः--कु० 
५।८२, इसी प्रकार पुनर्भू फिर पत्नी बनन! 2. वापिस, 
विपरीत दिशा में (अधिकतर क्रियाओं के साथ), 
पुनर्दा वापिस देना, लौटाना, पुनर्घा--इ--गम्‌ 
आदि वापिस जाना, लौरना आदि 3. इसके विपरीत, 
उलटे, परन्तु, तोभी, तथापि इतना होते हुए भी 
(विरोध सूचक बेल के साथ )-प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः 
स्नेहाद्रेशीतल:, अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि 
नंदिनि--उत्तर० ३।१४, मम पुनः सवमेव तन्नास्ति 
--उत्तर० ३ पुनः पुनः 'फिर--फिर' बार बार' 
'बहुंघा'--पुनः पुनः सूतनिविद्धचापलं--रघु० ३।४२, 
कि पुनः कितना अधिक, कितना कम--दे० किम्‌ के 
नीचे, पुनरपि फिर, एक बार और, इसके विपरीत । 
सम०--अधथिता बार बार की हुई प्रार्थना, 
~ आगत (वि०) फिर आया हुआ, लौटा हुआ, 
~ भस्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमनं कुतः--सर्व ०, 
--आषानम्‌, -- आधेयम्‌ अभिमंत्रित अग्नि का पुनः 
स्थापन,- आवत; 1. वापसी 2. बार २ जन्म होना, 
-- आबतिन्‌ (वि०) फिर'से संसार में जन्म लेने 
वाला, - आवृत्‌ (स्त्री०),- आवृत्तिः (स्त्री) 1. दोह 
राना 2. फिर से संसार में आना, बार बार जन्म 
लेना- - याज्ञ ३1१९४ 3. दोहराना, (पुस्तक आदि 
का) दूसरा संस्करण, - उक्त (वि०) 1. फिर कहा 
हुआ, दोहराया गया, दुबारा कहा गया 2. फालतू, 
अनावश्यक--शशंस वाचा पुनरुक्तयेव रघु० २1३८, 


शि० ९६४, np हे 1. दोहराना 
2. बाहुल्य, आधिक्य, , द्विरुक्ति या पुन- 
रूक्ति--उत्तर० ५।१५, भर्तु० ३।७८, जन्मन्‌ 
(पूं०) द्विजन्मा, ब्राह्मण, पुनरुक्तबदाआसः प्रतीय- 
मान पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का आभास होना, एक 
अलंकार--उदा० भुजंगकुंडलीव्यक्तश शिशु आंशु- 
शीतगुः, जगंत्यपि सदा पायादव्याच्चेतोहरः शिव: । 
सा० द० ६२२, (यहाँ पुनरुक्ति की प्रतीति तुरन्त 
दूर हो जाती हे जब कि संदर्भ का सही अर्थ समझ 
लिया जाता है, तु० काव्य० ९ में 'पुनरुक्तवदाभास' 
के नीचे),--उक्सिः (स्त्री) 1 दोहराना 2 बाहुल्य, 
निरर्थकता, द्विरुक्ति, --उत्थानम्‌ फिर उठना, पुनर्जी- 
वित करना,-उत्पत्तिः (स्त्री) 1. पुनरुत्पादन 
2. फिर जन्म होना, देहान्तरागमन, - उषगसः वापसी 
--क्वायोध्यायाः पुनरुपगमो दंडकायां वने व:-- उत्तर० 
२।१३,--ऊषोढा, - ऊढा दुबारा व्याही हुई स्त्री, 


( ६२२ ) 


गमनस्‌ वापसी, फिर जाना,- जन्मन्‌ (नपुं०) 
बार २ जन्म होना, देहान्तरागमन, - जात (वि०) 
फिर उत्पन्न हुआ, णवः,--नबः बार २ उगर्ना, 
नाखून,--- दारकिया पुनविवाह करना (पुरुष का), 
दूसरी पत्नी छाता, प्रत्युपकारः किसी के उपकार 
का बदला चुकाना, बार २ जन्म होना, देहान्तरा- 
गमन ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परि- 
गतशक्तिरात्मभू: श० ७३५, कु० ३५ 2 नाखून, 
~~ भावः नया जन्म, पुनर्जन्म, धूः 1 विधवा जिसका 
पुनविवाह हो गया हो 2. पुनर्जन्म, यात्रा 1. फिर 
जाना 2. वार २ प्रगति करना (जळूस निकलना), 
--वचनम्‌ फिर कहना, - बसुः (प्रायः द्विश व०) 
1. सातवाँ नक्षत्र (दो या तीन तारों का पुंज) गां 
गताविव दिवः पुनवसू ` - रघु० ११३६ 2. विष्णु 
और 3. शिवका विशेषण, -- विवाह फिर विवाह 
होना, - संस्कारः (पुनः संस्कारः) किसी संस्कार या 
शुद्धिकारक कृत्य का दोहराना, - संगमः, - संधानम्‌ 
(पुनः संधानम्‌ ) फिर से मिलना,-संभवः (पुनः-संभवः) 
(संसार में) फिर जन्म लेना, देहान्तरागमन । 

पुष्फूलः [ ==पुप्फुः, पृषो० सस्य “लत्वम्‌ ] उदरवायु, 
अफारा । 

गुष्फुसः [पुप्फुस्‌- अच्‌] 1. फेफड़ा 2, कमल का बीज कोष । 

पुर्‌ (स्त्री?) (कर्तृ०, ए० व०-पुः, करण०, हि० व० 
--दूर्भ्याम्‌) | पृ -+क्त्रित्‌ ] 1. नगर, शहर जिसके 
चारों ओर सुरक्षादीवार हो - पुरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा 
न(रघु० १६।२३ 2. दुर्ग, किला, गढ़ 3. दीवार 
दुर्गप्राचीर 4 शरीर 5 बुद्धि) सम०--द्वार्‌ (स्त्री० ), 
"ण दारम्‌ नगर का फाटक । 

पुरम्‌ [ पृ-क | 1. नगर, शहर (बड़े २ विशाल भवनों 


पेंठ, छोटा गाँव जहाँ पेंठ लगती हो, --तोरणम्‌ नगर 
का बाहरी फाटक,-- द्वारम्‌ नगर का फाटक, -- निवेशः 
नगर को नींव डालना,-- पालः नगरशासक, दुर्ग का 
सेनापति,--मथनः शिव का विशेषण,--- मार्गः नगर की 
गली, कु» ४११, रघु० ११।३,- रक्षः,--रक्षकः, 
-रक्षिन्‌ (पूँ०) कांस्टेबल, सिपाही, पुलिस-अधि- 
कारी,- रोधः दुर्ग का घेरा,---बासिन्‌ (पृं०) नागरिक, 
नगर का रहने वाला,-- झासनः 1. विष्णु का विशेषण 
2. शिव की उपाधि । 

पुरटम्‌ | पुर्‌+अटन्‌ ] सोचा, स्वर्ण । 

पुरणः [ पृ-- क्यु, उत्वम्‌, रपरः ] समुद्र, महासागर । 

पुरतः (अव्य०) [ पुर+-तस्‌ ] सामने, आगे (विप० 
पश्चात्‌), पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पञ्चात्‌--मा० 
११४०, की उपस्थिति में- यं यं पश्यसि तस्य तस्य 
पुरतो मा ब्रूहि दीनम्‌ वचः-- भर्तृ० २५१ 2. बाद 
मं- इयं च तेऽन्या पुरतो विडंबना--कु० ५।७०, 
अभरु ४३। 

पुरंदरः [ पुरं दारयति--इति दृ+णिच्‌+सखन्‌, मुम्‌ ] 
1. इन्द्र--रघु० २।७४ 2. शिव का विशेषण 3. अग्नि 
की उपाधि 4. चोर, संघ लगाने वाला,-रा गंगा का 
विशेषण । 

पुरंध्रिः-- धी (स्त्री० ) [पुरं गेहस्थजनं धारयति धृ--खच्‌ 
+ डीपू, पृषो० वा हृस्व:--तारा० ] 1. प्रौढ़ विवा- 
हिता स्त्रो, मातृका, विवाहिता स्त्री-पुरंध्रीणां चित्त 
कुसुमसुकुमारं हि भवति--उत्तर० ४१२, मुद्रा» २। 
७, कु० ६1३२, ७२ 2. वह स्त्री जिसका पतिव 
बच्चे जीवित हों । 

पुरला [ पुर-+-ला-+क -+-टाप्‌ ] दुर्गा का विशेषण । 

पुरस्‌ (अव्य०) | पूर्व--असि, पुर्‌ आदेशः | 1. सामने, 


से युक्त, चारों ओर परिखा से घिरा हुआ, तथा 
विस्तार में जो एक कोस से कम न हो)--पुरे तावंत- 
मेवास्य तनोति रविरातपम्‌ - कु० २३, रघु० १५९ 
2. किला, दुर्ग, गढ़ 3. घर, निवास, आवास 4. शरीर 
5. अन्तःपुर, रनिवास 6. पाटलिपुत्र 7. पुष्पकोश, 
पत्तों की बनी फूलकटोरी 8. चमड़ा 10. गुग्गुल । 
सम० -- अट्टः नगरमित्ति गर बना कंगूरा या मीनार, 
-~अधिपः, अध्यक्षः नगरपाल, -- अरातिः, - अरिः, 
- -अयुहृद (पु०),--रिपुः शिव के विशेषण --पुरा- 
रातिश्रान्त्या कुमुमशर कि मां प्रहरसि- - सुभा०, दे० 
त्रिपुर, उत्सवः नगर में मनाया जाने वाला उत्सव, 
-~उद्यातम्‌ तगरोद्यान, उपवन, ओकस्‌ (पूँ०) नगर 


व्यय > ति 1 
में रहने वाला, ~ कोट्स नगररक्षक दुर्ग- ग (विष ) 


1. नगर को जाले वाळा 2. अनुकूल, --जित्‌-- द्विष्‌, 
भिद्‌ (पुं) शिव के विशेषण,- -ज्योतिस्‌ (पुं) 
1. अस्नि का विशेषण 2. अग्निलोक,--तडी छोटी 


आगे, उपस्थिति में, आँखों के सामने ( स्वतंत्र 
रूप से या संबंध के साथ ) अमुं पुरः पश्यसि देव 
दारुम्‌-रघु० २1३६, तस्य स्थित्वा . कथमपि 
पुरः--मेध० ३, कु० ४।३, अमरु ४३, 
प्रायः क्‌, गम्‌ घा और भू धातुओं के साथ 
प्रयोग (दे० धातु) 2. पूर्वं में, पुव से 3. पूर्व को 
ओर । सम०-- करणम्‌,--कारः 1. सामने या आगे 
रखना 2. अधिमान 3. ससम्मान बर्ताव, आदर-प्रदर्शन, 
अनुरोघ 4. पूजा 5. सहचारिता, हाजरी देना 6. तैयारी 
7. व्यवस्थापन 8. पूर्ण करना 9. आक्रमण करना 
10. दोषारोपण करना,--कृत (वि०) 1. सामने रक्खा 
हुआ--रघु० २।८० 2. सम्मानित, आदर से बर्ताव 
किया गया, पूज्य 3. छांटा गया, माना गया, अनुगमन 
किया--युरस्कृतमध्यमकरमः-- रघु ० ८।९ 4. आरावित, 
पूजित 5. सेवा में प्रस्तुत, संलग्न, संयुक्त 6. तैयार, 
तत्पर 7. अभिमंत्रित 8. दोषा रोपित, कलंकित 9. पूरा 


( ६२३ ) 


किया हुआ 10. प्रत्याशित,--किया 1. आदर प्रदर्शित 
करना, सम्मानित बर्ताव, 2. आरम्भिक या दीक्षासंबंघी 
कृत्य,--ग,--गम (पुरोग, गम) (वि०) 1. मुख्य, 
अग्रणी, सर्च प्रथम, प्रमुख, प्रायः संज्ञा के बल सहित 
“से किवदन्ती वदतां पुरोगः रघु० १४।३, ६।५५, 
कु० ७1४० 2. समास में प्रयुक्त) अधिष्ठित -- इन्द्र- 
पुरोगमा देवाः इन्द्र के नेतृत्व में देवता',-गतिः 
(स्त्री०) 1. पूर्ववतिता, (तिः) कुत्ता,-- गंत्‌,-गामिन्‌ 
(वि०) 1. पहले या आगे जाने व!ला 2. मुख्य, नतृत्व 
करने वाला, नेता (पुं०) कुत्ता, चरणम्‌ 1, आरंभिक 
या दीक्षा विषयक कृत्य 2. तैयारी, दीक्षा 3. किसी 
देवता के नाम का जप तथा हवन में आहुति,---छद 
चूचुक,--जम्नन्‌ (पुरोजन्मन्‌) (वि०) पहले पैदा 
हुआ,-डाश्‌ (पुं०),--डाशः (पुरोडाश्‌,-डाशः) 
चावलों को पीस कर बनाई गई तथा कपाल में रख 
कर प्रस्तुत की गई यज्ञ की आहुति --मनु० ७२१, 
- धस्‌ (पुरोधस्‌) (पुं) कुलपुरोहित, विशेषकर 
किसी राजा का,--धानस्‌ (पुरोधानम्‌) 1. सामने 
रखना, पुरोहित द्वारा कराया गया उपचार,-धिका 
(पुरोधिका) (और अब अन्य स्त्रियों की अपेक्षा) 
मतचहेती यत्नी, पाक (वि०) पूरा होने के निकट 
पुरा होने वाला--कु० ६।९०,--प्रहर्वे (पुं) पहली 
पंक्ति में जाकर लड़ने वाला सैनिक --रघु० १३।७२, 
“फल (वि०) जिसका फल निकट ही हो, (निकट 
भविष्य में) फल देने वाला--रघु० २।२२,--भाग 
(पुरोभाग) (वि०) 1. बलात्‌ प्रवेशी, अनधिकार 
प्रवेशी 2. छिद्रान्वेषण करने वाला 3. स्पृहाशील 
ईर्ष्यालु . प्रायः समानविद्या परस्परयशः पुरोभागा 
मालवि० १।२० (यहाँ 'पुरोभाग' शब्द का अर्थ 
'इर्ष्या' भी हैं) ( - गः) 1. आगे का भाग, अगला 
भाग, गाड़ी 2. बलात्‌ प्रवेश, अनधिकार प्रवेश 3. डाह, 
स्पर्धा,--भागिन्‌ (वि०) आगे रहने वाला, स्वेच्छा- 
वान्‌, नटखट--श° ५ 2. बलात्‌ प्रवेशी, अनधिकार 
प्रवेशी - विक्रम० ३।३, छिद्रान्वेषी,-- भारतः 
(पुरोमारुतः, - वातः) आगे की हवा, सामने चलने 
वाली हवा --मालवि० ४३, रघु० १८।३८, - सर 
(वि०) अग्रेसर, (--रः) आगे चलने वाला, अग्रदूत 
श० ४।२ 2. अनुचर, टहलुआ, सेवक--परिमेय 
पुरःसरौ रघु० १।३७ 3. त्रेता, जो नेतृत्व करे 
सवप्रथम, प्रमुख - कु० ६।४९ 4. (समास के अन्त 
) अनुचरो सहित, परिचरों सहित, के साथ-- मान- 
पूरसरम्‌, प्रमाणपुरःसरम्‌, वृकपुरःसराः-आदि 


--स्थायिन्‌ (वि०) सामने खडे रहने वाला,-हित ¦ 


(वि०) 1. सामने रक्खा हुआ 2. नियुक्त, दूत, 
आयुक्त (-तः) 1. कार्यार संभालने वाला, अभिकर्ता, 


दूत 2. कुळपुरोहित, जो कुल में होने वाले सभी कर्म- 
काण्ड या संस्कारों का संचालन करता हे । 

पुरस्तात्‌ (अव्य०) [-पूर्व+-अस्ताति, पुर्‌ आदेशः ] 1. 
आगे, सामनं (प्रायः संबं या अपा० के साथ) --रघु ० 
२।४४, कु० ७।३०, मेघ० १५, या स्वतंत्र रूप से 
प्रयृक्त-अभ्यून्तता पुरस्तात्‌--श० ३।८ 2. सिर 
पर, सर्व प्रथम -- मालवि० ११ 3. पहले स्थान पर 
आरंभ में 4. पहले, पूर्वत: 5. पूर्व की ओर, पूर्व में, 
या पूर्वं की तरफ 6. बाद में, आगे, अन्त में । 

पुरा (अव्य०) [ पुर्‌+-का ] 1. पूर्वं काल में, पहले, 
प्राचीन काळ में - पुरा शक्रमुपस्थाय--रघु० १।७५, 
पुरा सरसि मानसे यस्य यातं वयः--भामि० १।३, 
मनु० १।११९, ५।३२ 2. पहले अव तक, इस समय 
तक 3. पहले पहले, सबसे पहले 4. थोड़े समय में, 
शीघ्र, अचिरात्‌ थोड़ी देर में (इस अर्थ में प्राय 
वर्तमान काल के साथ, जहाँ कि भविष्यत्‌ काल का 
अर्थ प्रकट हो) ---पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रति- 
रथः--श० ७।३३, पुरा दूषयति स्थलीम्‌ ---रघु० 
१२।३०, आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला 
वा--मेघ ८५, नै» १।१८, शि० १५७५६, कि० 
१०।५०, ११।३६। सम० - उपनीत (वि०) जिस 
पर पहले अधिक्रार किया हुआ था, जो पहले आपि- 
पत्य में था, -कथा पुराना उपाख्यान,--कह्पः 1. पूर्व 
सृष्टि 2. अतीत की कहानी 3. पहला युग --द्यूतमेत- 
त्पुराकल्पे दुष्टं बेरकरं महत्‌--मंनु० २।२२७,-- कृत 
(वि०) पहले किया हुआ,--योनि (वि०) प्राचीन 
भूल (उत्पत्ति) ,--बसुः भीष्म का विशेषण,-- विद्‌ 
(वि०) अतीत से परिचित, पूर्व काल की घटनाओं 
का ज्ञाता, पहले जमाने या पूर्वं घटित बातों का 
जानकार -- बदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः - कु० ५२८, 
६।९, रघु० ११।१०,--वृत्त (वि०) प्राचीन काल में 
होने वाला या उससे संवद्ध 2. पुराना, प्राचीन कथा 
पुराना उपाख्यान (--त्तम्‌) 1. इतिहास 2. पुरानी या 
काल्पनिक घटना--पुरावृत्तोद्भारेरपि च कथिता कार्य 
पदवी--मा० २।१३। 


पुरा [ पुर+टाम्‌ ] 1. गंगा का विशेषण 2. एक प्रकार 
का गंघद्रव्य 3. पूर्व दिशा 4. किला । 

पुराण (स्त्री०--णा, णी) [पुरा नवम्‌-- निरु | 1 
पुराना, प्राचीन, पूर्वकाल संबंधी -_ पुराणमित्येव न साधु 
सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌--मालवि० १।२, 
पुराणपत्रापगमादनंतरम्‌ --रघु० ३।७ 2. वयोवृद्ध 
पुरातन--अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण:--भग० 
२।२० 3. क्षीण, घिसाधिसाया,--णम्‌ 1. अतीत 
घटना, या वृत्तान्त 2. अतीत की कहानी, उपाख्यान, 
प्राचीन या पौराणिक इतिहास 3. कुछ विख्यात 


( ६२४ ) 


घार्मिक पुस्तकें जो गिनती में १८ है तथा व्यास द्वारा 
प्रणीत मानी जाती है, यह पुस्तकें ही हिन्दु-पुराण 
कथा शास्त्र का भंडार हूँ, पुराणों में पाँच विषयों का 
वर्णन हे और इसी लिए 'पुराण' को 'पंचलक्षण' भी 

कहते हैँ--“सर्गइच प्रतिसगंइच वंशो मन्वन्तराणि च, 
वंशानुचरितं चेव पुराणं. पंचलक्षणम्‌ । पुराण के अठा- 
रह नामों के लिए दे० अष्टादशन्‌ के नीचे,--ण: ८० 
कौड़ियों के बराबर मूल्य का एक सिक्का । सम० 


अन्तः यम का विशेषण,--उक्त (वि०) पुराणों में 


निदिष्ट या विहित,- गः 1. ब्राह्मण का विशेषण_2. 
पुराण पाठक, पुराण की कथा करने वाला,--पुरुषः 
विष्णु का विशेषण । 

पुरातन (वि०) (स्त्री०-नी) [ पुरास-ट्यु, तुटु ] 1. 
पुराना, प्राचीन, शि० १२1६०, भग० ८३ 2. वयो- 
वृद्ध, प्राक्कालीन, -रघु० ११।८५, कु० ६९ 3. 
घिसाघिसाया, क्षीण,- -नः विष्णु को विशेषण । 

पुरिः (स्त्री) [ पू+-इ ] 1. नगर, शहर 2 नदी । 

पुरिशय (वि०) | पुरि+शी+-अच्‌ ] शरीर में विश्राम 
करने बाला । 

पुरी | पुरि--डौष्‌ ] 1. शहर, नगर--शशषासकपुरीमिव-- 
रघु० १।३० 2. गढ़ 3. शरीर । सम० - मोहः धतूरे 
का पौधा । 

पुरीतत्‌ (पृ, नपु) | पुरीं देहं तनोति-तन्‌-+ क्विप्‌ ] 
1. हृदय के पास की एक विशेष अंतड़ी 2. अंतड़ियाँ 
~¬ ('पुरितत्‌' भी, परन्तु यह रूप अशुद्ध प्रतीत 
होता हं)! 


पुरीषम्‌ [पृ--ईपन्‌, किच्च] मल, विष्ठा, गूथ (गोबर), 
मनु० ३।२५० ५।१२३, ६७६, ४।५६ 2. कूड़ा- 
करकट, गंदगी । सम०-उल्सर्गः मलत्याग, -निग्रह- ` 
णम्‌ कोष्ठबद्धता । i 

पुरीबणः [पुरी +इष्‌ +-ल्युट्‌] मल, विष्ठा,--णम्‌ मलोत्स्ग 
करना, मळत्याग करना । 

पुरीषमः [पुरीषं मिमीते --पुरीष -]-मा-]-क] उड़द, माष । 

पुरु (वि०) (स्त्री--रु,-र्वी) [पृ पालनपोषणयोः 
तकु] अति, प्रचुर, अधिक, बहुत से (लौकिकसाहित्य 
में 'पुर शब्द प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आरम्भ 


में प्रयुवत होता है) ,-- रु: 1, “फूलों का पराग 2. स्वर्ग, । 


देवलोक 3. एक राजकुमार का माम, चन्द्रवंशो 
राजाओं में छठा राजा (यह शर्मिष्ठा और ययाति 
का सब से छोटा पुत्र था । जब ययाति न अपने पाँचों 
पुत्रों से पूछा कि क्या कोई उनमें से ऐसा है जो मेरे 
बुढापे और दुर्बलता के बदले मुझे अपना यौवन व 
सौंदर्य दे दे, तो वह केवल पुरु ही था जिसने विनिमय | 
स्वीकार किया, एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ ययाति ने ; 
पुर का यौवन और सौंदयं उसे लौटा दिया तथा उसे ' 


अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया । कौरव और 
पांडवों का पूर्व पुरुष पुरु ही था)। सम०--जित्‌ 
(पुं०) 1. विष्णु का विशेषण 2. राजा कुन्तीभोज 
या उसके भाई का नाम,--दम्‌ सोना, स्वर्ण, दंशकः 
हंस,--लंपट (वि०) बहुत विषयी, या कामातुर,--ह, 
गाड बहुत, बहुत से, कृत (वि०) बहुतों से आवाहन 
किया गया (तः) इन्द्र का विशेषण--रघु० ४।३, 
१६।५, कु० ७1४५, मनु० ११1२२, 'द्विष्‌ (१०) इन्द्र 
जित्‌ का विशेषण । 
पुरुषः [पुरि देहे शेते--शी--ड पृषो० तारा०, पुर-- 
कुषन्‌] 1. नर, मनुष्य, मर्द -अर्थेतः पुरुषो नारी 
या नारी सार्थतः पुमान्‌--मूच्छ० ३1२७, मनु० 
१३२, ७१७, ९।२, रघु० २।४१ 2. मनुष्य, 
मनुष्य जाति 3. किसी पीढ़ी का प्रतिनिधि या सदस्य 
4. अधिकारी, कार्यकर्ता, अभिकर्ता, अनु चर, सेवक 
5. मनुष्य की ऊंचाई या माप, दोनों हाथ फेला कर 
लम्बाई की माप) --द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः सा द्वि 
पुरुषा-षी परिखा--सिद्धा० 6. आत्मा--द्वाविमौ 
पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च-भग० १५।१५ आदि० 
7. परमात्मा, ईश्वर (विश्व की आत्मा) शि० १।३३, 
रघु० १३।६ 8. पुरुष (व्या० में) प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुरुष और उत्तम पुरुष (सिद्धा० में यही क्रम है) 9. आँख 
की पुतली 10. (सांख्य० में), आत्मा (विप० प्रकृति) 
सांख्यमतानुसार यह न उत्पन्न होता हैं, न उत्पादक 
हें, यह निष्क्रिय हैं, तथा प्रकृति का दर्शक है--तु० 
इ २।१३, 'सांख्य' शब्द की भी,--षम्‌ मेरु पर्वत का 
शोषण । सम०-अंगम्‌ पुरुष की जननेन्द्रिय, 
छिंग,--अदः नरभक्षक, मनुष्य का मांस खाने वाला, 
पिशाच,--अधमः अत्यंत नीच पुरुष, बहुत ही जघन्य 
और घृणित व्यक्ति,--अधिकारः 1. पुरुष का पद या 
कतव्य 2. मनुष्य का मूल्यांकन या प्राक्कलन---कि० 
३।५१,- अन्तरम्‌ दूसरा मनुष्य, अर्थः 1. मानव- 
जीवन के चार मुख्य पदार्थों (अर्थात्‌ घमं, अर्थ, काम 
और मोक्ष) में से एक 2. मानवप्रयत्न या चेष्टा, 
पुरुषकार, हि० प्र० ३५,--अस्थिभारिन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण, आद्यः विष्णु का विशेषण, 
--आयृषम्‌, आयुस्‌, मानव-जीवन की अवधि 
--अकृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषम्‌-विक्रम 
६४४,  पुरुषायुषजीविन्यो निरांतका निरीतयः 
--रघु० १।६३,-- आशिन्‌ (१०) नरभक्षी, राक्षस, 
पिशाच, --इन्द्रः राजा, उत्तमः १. श्रेष्ठ पुरुष 2. 
परमात्मा, विष्णु या कृष्ण का विशेषण- यस्मात्‌ 
क्षरमतीतोऽह मक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे 
च प्रथितः पुरुषोत्तमः--भग० १५।१८,--कारः 1. 
मानवप्रयत्न, मनुष्यचेष्टा, मर्दाना काम, मर्दानगी, 


( ६२५ ) 


पराक्रम (विष० देव) --एवं पुरुषकारेण विना दैवं न 
सिव्यति हि० प्र० ३२, देवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धि- 
व्यंवस्थिता--प्राज्ञ० १।३४९, तु० “भगवान उनको 
सहायता करता हे जो अपनी सहायता आप करते 
हें - पंच० ५३०, कि० ५५२ 2. पौरुष, वीर्य, 
-कुणपः,--पम्‌ मानवशव--केसरिन्‌ (पुं०) 'नर- 
सिह विष्णु का चौथा अवतार--पुरुषकेसरिणइच 
पुरा नखे:--श० ७1३,--ज्ञानम्‌ मानवजाति का ज्ञान 
-~दघ्न,--द्व्यस (वि०) मनुष्य को ऊँचाई के 
बराबर लब्रा द्विष्‌ (पुं०) विष्णु का शत्रु, नाथः 
1. चमूपति, सेनापति 2. सजा,--पशुः नरपशु, क्रूर- 
व्यक्ति --तु० नरपशु,--पुंगवः, --पुंडरीकः श्रेष्ठपुरुष, 
प्रमुख व्यक्ति,--बहुमानः मतुष्यजाति की प्रतिष्ठा 
>-भर्तृ० ३॥९,-मेघः नरमेध, पुरुषयज्ञ,--वरः 
विष्णु का विशेषण,--वाहः 1. गरुड़ का विशेषण 2 
2. कुबेर की उपाधि,--व्याच्रः, - शार्दूलः, ~ सिंह: 

'मनुष्यों में शेर' पूज्य या प्रमुख व्यक्ति 2. शूर- 
वीर, बहादुर आदमी,--समवायः मनुष्यों का समूह, 
-“सुक्तम्‌ ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ९०वाँ सूक्त 
(यह बहुत ही पावन माना जाता हँ) । 


पुरुषक:,-कम्‌ [पुरुष +कन्‌] मनुष्य की भांति दो पैरों 
पर खड़ा होने वाला, घोड़े का पालना--श्रीवृक्षकी 
पुरुषकोन्नमिताग्रकाय:--शि० ५५६ । 

पुष्षता,-त्बम्‌ [ पुरुष +-तल {-टाप्‌, त्व वा ] 1. पुरुषत्व, 
मर्दानगी, पराक्रम 2. वीर्य । 

पुरुषायित (वि०) [पुरुष--क्यडः-|-क्त] मनुष्य की भांति 
आचरण करने वाला,--तम्‌ 1. मनुष्य का अभिनय 
करना, मनुष्यपात्र का अभिनय, संचालन 2. एक 
प्रकार का स्त्रीमंथुन जिससे स्त्री पुरुषवत्‌ आचरण 
करती है--आक्कतिमवलोक्य कयापि वितकितं पुरुषा- 
पित असिलतालेखनेन वेदग्ध्यादभिव्यवितमुपनीतम्‌-- 
काव्य १० । 

पुरूरबस्‌ (पं०) [पुरु प्रवुरं यथास्यात्तथा रौति--ुरु +- 
रु+-असि नि० साधुः] बुध और इला का पुत्र, चन्द्र- 
वंशी राजकुल का प्रवर्तक, (मित्र और वरुण के शाप 
के कारण इस पृथ्वी पर उतरती हुई उर्वशी को 
पुरूरवा ने देखा और उस पर आसक्त हो गया । 

शी भी उस राजप को देख कर उस के लोकविश्रुत 

सौन्दर्यं तथा सचाई, भक्ति, उदारता आदि गुणों के 
कारण उस पर मुग्ध हो गई, फलतः उसकी पत्नी बन 
गई । बहुत दिनों तर्क वह सुख पूर्वक रहे, एक पुत्र 
को जन्म देने के पश्चात्‌ उर्वशी फिर स्वर्ग चली गई 
राजा ने उसके वियोग के शोक में बड़ा विलापशकिया 
उर्वशी प्रसन्न हो दोबारा उसके पास आकर फिर 
रहने लगी और एक पुत्र को जन्म देकर फिर स्वर्ग 


७९ 


चली गई । इस प्रकार उवंशी ने क्रमशः पांच पुत्रों 
को जन्म दिया । परन्तु पुरूरवा उसे अपनी जीवन- 
संगिनी बनाना चाहता था अतः उसने गंधर्वो के 
निर्देशानुसार यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसके फल- 
स्वरूप उसका मनोरथ पूरा हुआ। विक्रमोर्वशीय 
में दी गई कहानी कई अंशो में भिन्न प्रकार से बताई 
गई हैँ इसी प्रकार ऋग्वेद के आधार पर शतपथ 
ब्राह्मण में दिया गया वृत्तान्त भी भिन्न प्रकार का 
हे, जहाँ कि यह बतलाया गया है कि उवंशी ने दो 
शर्तों पर पुरूरवा के साथ रहना स्वीकार किया ! 
पहली शतं यह कि उसके दो मेंढे जिनको बह पुत्रवत्‌ 
प्यार करती है, उसके पलंग के पास ही बंधेगे तथा 
उससे कभी दूर नहीं ले जाये जायंगे; और दूसरे यह 
कि वह उर्वशी को कभी भी नंगा दिखाई न दे। 
उसके पश्चात्‌ एक बार गंधर्व मेंढों को उठा कर ले 
गये, अतः उर्वशी भी अन्तर्धान हो गई) । 


षुरोटिः [पुरस्‌-+-अद्‌ +-इन्‌] 1. नदी का प्रवाह 2. पत्तों 


की सरसराहट या ममंरध्वनि, पत्र शब्द । 


पुरोडास, पुरोघस्‌ आदि--दे० 'पुरस्‌' के अन्तर्गत । 
पुर्व (म्वा० पर०-पुर्वति) 1. भरना 2. बसना, रहना 


3. निमंत्रित करना (अन्तिम दो अर्थो में चुरा० पर० 
मानी जाती हे) । 


पुल (वि०) [मुल्‌ +-क] महान्‌. विशाल, व्यापक विस्तृत, 


ललल रोमाञ्च होना । 


पुलकः [तुल--कन्‌] 1. शरीर के बालों का सीधा खड़ा 


होना, ( भय या हर्ष से ) शिहरन, रोमांच--चारु 
चुचुंब नितंबवती दयितं पुलकंरनुकूले-गीत० १, 
मृगमद तिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरे-- 
७, अमरु ५७,७७ 2. एक प्रकार का पत्थर या रत्न 
3. रत्न में दोष 4. एक प्रकार का खनिज पदार्थ 
5. अन्नपिड जिससे हाथी पलते हैँ 6. हरताल 7. शराब 
पीने का गिलास 8. एक प्रकार की सरसों, राई। 
सम०--अंगः वरुण का जाल,--आलयः कुवेर का 
विशेषण, उद्गमः शरीर के रोंगटों का खड़ा होना, 
रोमांच होना । 


पुलकित (वि०) [पुलक--इतच्‌] जिसके रोंगटे खड़े हो 


गये हैं, रोमांचित, गद्गद, आनन्दित, हर्षोत्फुल्ल । 

पुलकिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [पुलक-|-इनि] रोमांचित 
जिसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गये हैं,--पुं० कलम्ब 
वृक्ष का एक प्रकार । 


पुलस्तिः, पुलस्त्यः [पुल्‌ - क्विप्‌ ==पुलू न-अस्‌-- ति, पुल- 


स्ति+-यत्‌] एक ऋषि का नाम, ब्रह्मा का एक मानस 
पुत्र --मनु० १।३५। 


पुला | पुल--टाप्‌ | मृदु तालु, गले का कीब्वा, तालू ` 


जिह्वा । 


( ६२६ ) 


पुलाकः,-कम्‌ [पुलू-|-आक नि०] 1. थोथा या मुरझाया 
हुआ अन्न, कदन्न 2. भात का पिंड 3. संक्षेप, संग्रह 
4. संक्षिप्तता, संहृति 5. चावलों का मांड 6. क्षिप्रता, 
द्रुतता, त्वरा । 

पुलाकित्‌ (पुं०) [ पुलाक--इनि ] वृक्ष । 

पुलायितम्‌ | -=पलायित, पृपो० ] घोड़े की सरपट चाल । 

पुलिनः,-नम्‌ | पुल --इनन्‌ किच्च ] 1. रेतीला किनारा, 
रेतीला समुद्रतट-रमते यमुनापुलिनवने विजयी मुरारि- 
रघुना--गीत० ७, रघु० १४५२, कभी-कभी ब० व० 
में प्रयुक्त --कालिद्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य 
रासे रसम्‌--वेणी० १।२ 2. नदी का प्रवाह हट 
जाने से तट पर बना छोटा टापू, लघुद्दीप 3. नदीतट । 

पुलिनवती [ पुलिन+-मतुप्‌, वत्वम्‌, डीप्‌ ] नदी । 

पुलिदकः [ पुल्‌ + किदच्‌, कन्‌ | 1. (प्रायः ब० व० में) 
एक असभ्य जाति का नाम 2. इस जाति का एक 


मनुष्य, बर्बर, अशिष्ट, जंगली, पहाडी --रघु० १६। | 


१९,३२ । 

पुलिरिकः (पुं०) साँप । 

पुलोमन्‌ (पु०) एक राक्षस का नाम, इन्द्र का इवसुर । 
सम०--अरिः,--जित्‌,--भिद्‌,-द्विष्‌ (पु०) इन्द्र के 
विञ्ञेपण,---जा,--पुत्री शची, पुलोमा की पुत्री तथा 
इन्द्र की पत्नी ! 

पुष्‌ (भ्वा०, दिवा० क्रधा०--पर०--पोषति, पुष्यति, 
पुष्णाति), 1. पोषण करना, (छाती से लगाकर) दूध 
पिलाना, पालना, पोसना, शिक्षित करना--तेनाद्य 
वत्समिव लोकममुं पुषाण --भतृं० २४६, भग० १५ 
१३, भट्टि ३३१३, १७।३२ 2. सहारा देना, भरण 
पोषण करना, परवरिश करना 3. बढ्ने देना, खिलना, 
बिकसित होना, राहत मिलना--पुपोष लावण्यमयान्‌ 
विशेषान्‌ --कु० १।२५, रघु ० ३।३२, न तिरोधीयते 
स्थायी तरसी पुष्यते परम्‌-सा० द० ३ 4. बढ़ाना 
वृद्धि करना, आगे बढ़ाना, वर्धन (मूल्यादि) --पंचा- 
नामपि भूतानामुत्कर्षं पुपुपुर्गृणाः--रघु० ४।११,९।५ 
5. प्राप्त करना, अधिकार में करना, रखना उपभोग 
करना भर्तू० ३1३४ 6. ह , दिखलाना, धारण 
करना, प्रदर्शन करना --वपुरभिनवमस्याः पुष्यति 
स्वां न शोभां -श० ११९, कु ७।१८,७८, रघु० 
६।५८,१८।३२, न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित्पुष्णंति- 
लोके विपरीतमर्थम्‌ू-कु० ३।६३, मेघ० ८० 7. बढ़ना, 
पुष्ट होना, फलना-फूलना, समृद्ध होना 8. प्रशंसा 
करना, स्तुति करना,--प्रे२ या चुरा० उभ० 
गोपयति-ते 1. पालन-पोषण करना, परवरिश 
करना, भरणपोपण करना आदि 2. बढ़ाना, उन्नति 
करना । 

पुष्करम्‌ [पुष्क पुष्टि राति-रा +-क] 1.नीछा कमल 2. हाथी 


को जिह्वा की नोक--शि० ५३० 3. ढोल का 
चमड़ा अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ उस पर चोट मारी 
जाती हुँ--पुप्करेष्वाहतेषु-मेघ० ६६, रघु० १७।११ 
4. तलवार का फल 5. तलवार का म्यान 6. बाण 
7. वायु, आकाश, अन्तरिक्ष 8. पिजड़ा .9. जल 
10. मादकता 11. नृत्यकला 12. युद्ध, संग्राम 
13. एकता 14. अजमेर के निकट एक प्रसिद्ध तीथं- 
स्थान,--रः 1. सरोवर, तालाब .2. एक प्रकार का 
ढोल, घौंसा, ताशा 4. सूर्य 5. अनावृष्टि या दुभिक्ष 
पैदा करने वाले बादलों का समूह-मेध० ६, कु० 
२।५० 6. शिव का विद्येषण,--रः,--रम्‌ शिव के 
सात विशाल प्रभागों म से एक ! सम०--अक्षः विष्णु 
का विशेषण,--आख्यः,--आह्वः सारस---तोर्थ: स्नान 
करने का एक प्रसिद्ध स्थान दे० 5० पुष्कर,-पत्रम्‌ 
कमल का पता, ---प्रियः मोमः, बीजम्‌ कमलगट्रा, 
---व्या प्र: घडियाल,---शिखा कमल की जड़,-स्थपतिः 
शिव का विशेषण,---सृज्‌ (स्त्री०) कमलों की माला । 

पुष्करिणी | पुप्करिन्‌+-डीप्‌ ] 1. हथिनी 2. कमलसरोवर 
3. सरोवर, जलाशय 4. कमल का पौधा । 

पुष्करिन्‌ (वि०) (स्त्री०)-णी) [ पुष्कर इनि ] कमलों 
से भरी स्थली, (पुं०) हाथी। 

पुष्कल (वि०) [ पुष्‌ +-करच्‌, किच्च, पुष्कसिध्मा० लच्‌ 
वा--तारा० | 1. बहुत, काफ़ी, प्रचुर--भक्षितेनापि 
भवता नाहारो मम पुष्कलः --हि० ११८४, मनु० 
३।२७७ 2. पूरा, समस्त - भग० ११।२१ 3. समृद्ध, 
उज्ज्वळ, शानदार 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमुख 5. निकट- 
वर्ती 6. निर्घोषमय, गूँजने वाला, प्रतिध्वनि करने 
वाला, -लः 1. एक प्रकार का ढोल 2. मेरु पर्वत का 
विशेषण,--लम्‌ 1. ६४ मुट्ठियों के बराबर एक 
विशेष तोळ या माप 2. चार ग्रास की भिक्षा । 

पुष्कलकः [ पुष्कल --कत्‌ ] 1. कस्तूरी-मृग - सीम्नि पुष्क- 
लको हत:---सिद्धा० 2. कुंडी, चटखनी, फन्नी । 

पुष्ट (१० क० क?) [ पुष्‌+-क्त]| 1. पाला-पोसा, 
खिलाया-पिलाया, परवरिश किया गया, शिक्षित 
क्रिया गया 2. फलता-फूलता हुआ, बढ़ता हुआ, 
बलवान्‌, हूष्टपुष्ट 3. टहल किया गया, देखभाल 
किया हुआ 4. समृद्ध, पूरी तरह सम्पन्न 5. पूर्ण, पूरा 
6. पुरीघ्वनि वाला, ऊँची आवाज वाला 7. प्रमुख । 

पुष्टिः (स्त्रीश) | पुष्ट+-क्तिन्‌ ] । पालन-पोषण कला, 
पालना परवरिश, करना, 2. पालन पोषण, संवर्धन, 
वृद्धि, प्रगति -- यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि 
परिमलैः पुष्टिम्‌ -भामि० १1१२ 3. पराक्रम 
शालिता, स्थूळता-- अन्धस्य वृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य 
--मृच्छ० १।४९, 4. घन-दौलत, सम्पत्ति, सुख का 
साघन,--रघु० १८।१२ 5. समृद्धि, सम्पन्नता 6. 


( ६२७ ) 


विकप्स, पूर्णता। सम०--कर (वि० ) पौष्टिक, 
पुष्टि कारक, ---कर्मत्‌ ( न ) सांसारिक सपन्नता प्राप्त 
करने के लिए किया जाने बाला धार्मिक अनुष्ठान, 
"द (वि०) संवर्धनकारी, समृद्धिकर, - वर्धन (बि०) 
कल्याणकारी, समृद्धि कारक (नः) मुर्गा । 


पुष्प (दिवा? पर - पुप्प्यति) खुलना, धौंकना या 


फूकना, विस्तार करना, खिलना पुष्प्यत्पुष्करवासि- 
तस्य पस: - उत्तर० ३१६ । 


ष्पम्‌ | पुष्प +-अच्‌ | । फूल, कुसुम 2. रजः स्राव, 


रजोधमं - यथा 'पुष्पवती? में 3. पुखराज 4. आंखों 
का रोग विशेष, इवेतक 5. कुबेर का रथ -दे० 
पुष्पक' 6. शौर्य, (प्रेमकी भाषा में) नम्रता 7. विस्तार 
हीना, खिलना, प्रफुल्ल होना (इस अर्थ में पुं भी) । 
सम० -अंजनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन की भांति 
प्रयुक्त होती है, अंजलिः फूलों की अंजलि,--अभिषेक 
न स्नान,---अंबुजम्‌ पुष्प रस या मकरन्द, - अवचयः 
फूलों का चुनना, फूल एकत्र करना, -- अस्त्र: कामदेव 
का विशेषण,--आकार (वि०) फूलों से समृद्ध, 
“-मासों नु पुष्पाकर:--विक्रप० १।९, आगमः 
बसन्त ऋतु, - आजीवः माली, मालाकोर, आपीडः 
फूलों का गज रा--आयुधः,--इबुः कामदेव,--आसवम्‌ 
मवु, -आसारः फूलों की बोछार॑ --मनु० ४३, 
“उद्गम; फूलों का निकलना,--उद्यानम्‌ पुष्प वाटिका, 

'उपजीविन (पुं) माली, बागवान, मालाकार, 
¬ काल: 1. फूलों का समय, बसन्त ऋतु 2. मासिक 


रजोधमं का समय, -कासीसम्‌ एक प्रकार का कसीस, 
-“कीटः भौंरा, - केतवः का मवेव,--केतुः कामदेव 
(नपुं) 1. पुष्परस, मकरंद 2. पुष्पांजन,-गृहम्‌ फूलों 
का घर, पुष्प संधारक,- --घातकः बाँस,---चथः 1. फूल 
चुनना 2. फूलों का संग्रह, --चापः कामदेव,--चामरः 
एक प्रकार की बेंत,---ज़म्‌ फूलों का रस,--ढः वृक्ष, 
दंतः 1. शिव के एक गण का नाम 2. महिम्नस्तोत्र 
के रचयिता का नाम वायव्य कोण में अधिष्ठित 
दिग्गज, -दामन (नपुं०) फूलमाला, --द्रवः 1. फूलों 
का रस मकरद 2. फूलों का आसव,---त्रुमः पुष्पप्रचान 
दमथः व्रात्य ब्राह्मण की सन्तान--तु० मनु० 
१०।२१, --धनुस्‌ ,-धन्वन (पु० ) कामदेव-शि० ९।४१, 
3० २।६४,--धारणः विष्णु का विशेषण,---ध्वजः 
कामदेव, -निक्षः भौरा, -निर्यासः,-निर्यासकः पुण्प- 
रस, मकरंद, फूलों का रस,--नेत्रम्‌ फूलनली, पत्रिन्‌ 
(पु) कामदेव,---पथ: योनि "पुरम्‌ पाटलिपुत्र-रघु० 
६२५, अचय:,--प्रचायः फूल तोड़ना, फूल चुनना, 


प्रचायिका फूलों का चुनना,-प्रस्तारः पुष्पशय्या, 


फूलों का बिछौना,--बलिः फूलों की भेंट या चढ़ावा, 
“जाग: --दाण: कामदेव, --भबः पुष्परस, मकरंद, 


मॅंजरिका नीला कमछ,--मालछा फूलमाला,--मासः 
1. चैत्र का महीना 2. वसंत ऋतु,- - रजस्‌ (नपृ) पराग, 
7 रथः हवा खोरी के काम आनेवाला रथ (जो युद्ध के 
लिए न हो,--रसः फूलों का रस, मकरंद,--आह्वयम्‌ 
मवु --रायः,--राजः पुखराज,---रेणुः पराग--वायु- 
विघूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ -कवि०, रघु० १३८, 
रोचनः नागकेसर का वृक्ष,- -लावः फूल चुनने 
वाला, (बी) फूल चुनने वाली, मालिन-- मेधा 
२६,--लिक्षः - लिह (पु) भौरा, -ण्वदुकः रसिया, 
बाँका, छैल-छबीला, - बषः, वर्षणम्‌ फूलों की बौछार 
7 रेघु० १२।१०२,- वाटिका,--वाठी फुलवाटी, 
त दुक्षः पुष्पप्रधान वृक्ष--रघु० १२।१४,-- केणी 
चोटी में लगाया हुआ फूलों का गजरा, फूलों की 
माला,--शकटी आकाशवाणी,-_झाय्या, फूलों की सेज, 
फूलों का बिछौना,--शरः, - रासनः, -- सायकः काम- 
देव, समथः बसन्त, --सार:, - - स्वेदः फूलों का रस, 
मकरद, -- हासा रजस्वला स्त्री,-हीना गतातंवा स्त्री, 
जिसकी बच्चे पैदा करने कों आयु बीत चुकी हो । . 

बुष्पकम्‌ | पुष्पञ-कन्‌ ] 1. फूल 2. पीतल की भस्म 3. 
लोहे का प्याला 4. कुबेर का रथ (जिसे कुबेर से 
रावण ने छीन लिया था, तथा जो फिर राम ने ले 
लिया था)-रघु० १२।४०, १६।४६ 5. कंकण 6..एक 
प्रकार का पुष्पाजन 7. आंखों का एक विशेष रोग | 

पुष्पंघयः | पुष्प+-धे--खशू, मुम्‌ ] भौरा। 

पुष्पलकः [ पुष्प--लछक्‌-- अच्‌ | स्थाणु, खूँटा, फन्नी, कील । 

उष्पवत्‌ (वि०) [ पुष्प मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1, प्रफुल्ल, 
फूलों से युक्त 2. फूलों से जड़ा हुआ (पुं०-द्विश व०) 
सूर्य और चन्द्रमा,--ती रजस्वला स्त्री--पुष्पवत्यपि 
पवित्रा--का० २० | 

पुष्पा [ पुष्पू--अच्‌ +-टाप्‌ | चम्पा नाम की नगरी | 

पुष्पिका [ पुष्पू-|-ण्वुलू-|-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. दांतों फर जमी 


है--इति श्री महाभारते शतसाहस्यां संहितायां वन- 
पर्वणि ०००००००००००० अमुकोऽध्यायः 1 

पुष्पिणी | पुष्पिन्‌ +-डीप्‌ ] रजस्वला स्त्री । 

पुष्पित (वि०) [ पुष्प्‌ । क्त ] 1. फूलों से यक्त, विकसित 
फूलों से भरा हुआ, खिला हुआ-_चिरविरहेण विलो- 
क्य पुष्पिताग्राम्‌-- गीत० ४, यहाँ 'वुष्पिताग्रा' एक 
छंद का भी नाम है 2. फूलों से अलक्त, (भाषण) 
भड़कीला 3. फूलों से लदा हुआ, फूलों से सम्पन्न 
"यथा --सुवर्णपुष्पिता पृथ्वी पंच० १।४५ 4. पूर्ण 
विकसित, पूरी तरह खिला हुआ, - ता रजस्वला स्त्री । 

पुष्पिन्‌ (वि०) [ पुष्प--इनि | 1. फूल धारण करने 
वाला, प्रफुल्ल 2. फूलों से भरा हुआ, फूलों से समद्ध । 


( ६२८ ) 


पुष्यः | पुष्‌ +-क्यप्‌ | 1. कलियुग 2. पौष का महीना 
3. आठवां नक्षत्र (तीन तारो का पुंज), इसे "तिष्य 
नाम से भी पुकारा जाता है । सम०-रथः--पुष्य रथ । 

पुष्यलकः [ पृष्य-1-लछक्‌ |-अच्‌ ˆ] दे० 'पुष्पलक' । 

युस्तम्‌ [ पुस्त-- घज्म_ | 1. पलस्तर करना, लेप करना, 
रेखाचित्र बनाना 2. मिट्टी का शिल्पकार्य, मिट्टी के 
खिलौना बनाना 3. मिट्टी, काष्ठ या किसी घातु की 
बनी कोई वस्तु 4. पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक । 
सम०--कर्मेनु (नपुं०) लोपना-पोतना, चित्रकारी 
करना! 

पुस्तक,-कम्‌, पुस्ती | पुस्त+-कन्‌, डीप्‌ वा | पोथी, हाथ 
की लिखी पुस्तक । 

पु (भ्वा३ दिवा०,-आ०, क्या» उभ०-पवते, पुनाति, पुनीते 
पूत, प्रेर०--पावयति-इच्छा० पुपूषति, पिपविषते) 
1. पवित्र करना, छानना, शुद्ध करना (झा० और 
आलं ०) अवश्यपाव्यं पवसे भट्टिः ६६४, ३।१८, 

पुण्याश्रमदर्शनेत तावदात्मानं पुनीमहे--श० १, 

मनु? १।१०५, २।६२, याज्ञ ११५८, रघु० १।५३ 
भग० १०॥३१ 2. निथारना 3. भूसी साफ करना, 
फटकना 4. प्रायश्चित्त करन], परिमार्जन करना 
5. पहचानना, विवेक करना 6. सोचना, उपाय ढूंढना, 
आविष्कार करना । 

पूगः [ पु+-यन्‌, कित्‌ ] 1. समुच्चय, ढेर, संग्रह, मात्रा 
-“शि० ९१६४ 2. समाज, निगम, संघ--याज्ञ० 
२।३०, मनु० ३११५१ 3. सुपारी, पूगी--रघु ० ४ 
६।६३, १३।१७ 4. प्रकृति, गुण, स्वभाव,--गम्‌ 
सुपारी । सम० --पात्रेम्‌ 1. थूकने का बर्तन, पीकदान 
2. पान-दान,--पीटसू,- -पीडम्‌ थूकने का बर्तन, 
--फरप्र्‌ सुपारी,--वैरम्‌ अनेक छोगों से शत्रुता। 

पूज्‌ (चुरा» उभ०--पुजयति--ते, पूजित) 1. आराधना 
करना, पूजा करना, अर्चना करनां, सम्मान करना, 
सादर स्वागत करना-यदपूपुजस्त्वमिह पार्थ मुरजितम- 
पूजितं सताम्‌ >शि० १५१४, मनु० ४1३१, भट्टि० 
२२६, याज्ञ २1१४ 2, उपहार देना, भेंट चढ़ाना, 
--मनु« ७1२०३, सम्‌--1. पूजना, अचना करना, 
सम्मान करना 2. उपहार देना, (दक्षिणादि से) 
सम्मानित करना । 

पूजक (वि०) (स्त्रीञ-जिका) [ पूज्‌ न-ण्वुळू ] सम्मान 
करने वाला, आराघक, पूजा करने वाला, आदरे 
करने बाला--आदि । 

पूजनम्‌ [ पूज +-स्यृट्‌ | पूजना, सम्मान करना, आराधना 
करना -भग० १७१४) 

पूजा | पूज्‌ --अ--टाप्‌ | पूजा, सम्मान, आराधना, 
आदर, श्रद्धांजलि--रघु० १७९ । सम०-- अहे (वि०) 
श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धास्पद । 


पूजित (भू०क० कृ०) [ पूज्‌+कत ] 1. सम्मानित, 
आदृत 2. आराधित, प्रतिष्ठित 3. स्वीकृत 4. संपन्न 
5. अनुशंसित, सिफारिश किया हुआ । 

पूजिल (वि०) [ पूजू-+-इलच्‌ ] श्रद्धेय, आदरणीय,---लः 
देव । 

पूज्य (वि०) [ पूजू+थ्यच्‌ | आदर का अधिकारी, 
सम्मान के योग्य, आदरणीय, श्रद्धेय,--ज्यः 1. श्वसुर । 

पुण्‌ ( चुरा» उभ० पूणयति--ते) एक जगह ढेर 
लगाना, संचय करना, राशि लगाना । 

पूत्‌ (अव्य०) फूंक मारने की अनुकृति का सूचक शब्द । 

पुत (भू० क० कु०) [पू +क्त] 1. शुद्ध किया हुआ, 
छाना हुआ, धोया हुआ (आलं० भी) :-- दृष्टिपूतं 
न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं विषेत्‌, सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः 
पूतं समाचरेत्‌ -मनु० ६।४६ 2. पिछोड़ा हुआ, 
फटका हुआ 3. प्रायश्चित्त किया हुआ 4. योजनाकृत, 
आविष्कृत 5. सड़ने वाला, गला-सड़ा, दुर्गंधमय, 
बदबूदार,--तः 1. शंख 2. सफेद कुश घास, -- तम्‌ 
सचाई। सम०- आत्मन्‌ (वि०) पवित्र मन वाला 
(पुं०) विष्णु का विशेषण, -- ऋताय इन्द्र की पत्नी 
शची, - ऋतुः इन्द्र का विशेषण---र्भाटु० ८।२९, 
-- तृणम्‌ सफेद कुश घास, -- द्रः पलाश वृक्ष,-- घान्यम्‌ 
तिल -- पाप,--पाष्यन्‌ निष्पाप, पाप से रहित, फलः 
कटहल का वृक्ष । 

पूतना [पू-णिच्‌ +-यच्‌-+-टाप्‌] एक राक्षसौ जो कृष्ण 
को जव वह अबोध बालक था, मारने का प्रयत्न करती 
हुई, स्वयं उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई 2. राक्षसी 
“नमा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेधि-- मा० ९।४९ । 
सम० -अरिः ` सूदनः, हन्‌ (पुं) कृष्ण के 
विशेषण । 

पुति (वि०) [पूय्‌ +-क्तिच्‌] बदबूदार, सड़ा हुआ, दुर्गघ- 
युक्त, दुर्गंध देनेवाला -- भग० १७।१०, ` तिः (स्त्री ०) 
1. पवित्रीकरण 2. दुर्गंघ, सड़ांद 3. बदबू--नपुं ० 
1. गंदा पानी 2. पीप, मवाद । सम०. अंडः कस्तूरी 
मृग,--काष्ठम्‌ देव दार तृक्ष,-- काव्ठकः सरल वृक्ष, 
--गंध (वि०) बदवूदार, दुर्गधयुक्त, दुर्गंध देने वाला, 
सडा हुआ (--धः) 1. सड़ांद, दुर्गंध, बदबू 2. गंधक 
(घम्‌) 1. जस्ता, रांगा 2. गंघक,- गधि (वि०) 
बदबूदार, दुर्गंध देनेवाला,--नासिक (वि०) दुर्गवमय 
नाक वाला,--वक्तू (वि०) जिसके मुंह से बदबू आती 
हो,-- ब्रणम्‌ दूषित फोड़ा (जिसमें से पीप निकले) । 

पूकित (वि०) [पूति--कै--क] सड़ा हुआ, बदबूदार, 
सड़ागला,---कम्‌ लीद, मल, विष्ठा । 

पूतिका [पूतिक+-टाप्‌| एक प्रकार की जड़ी। सम० 
--सुखः दो कोष वाला शंख । 

पुन (वि०) [पू-क्त तस्य नः] नष्ट किया गया । 


( ६२९ ) 


पुष; [पू-+- किप्‌, पा--क] पूआ, दे अपूप' । 

पुपला, लो, पुपालिका, पुपालो, पुपिका [पूप--ला-+क 
न टाप्‌, ङीप्‌ वा; पूपाय अलति--पूप+-अल्‌ +अच्‌ 
न ङीष्‌ 4-कन्‌ +ठापू, हुस्वः:, पूप+ अल -+पच्‌, डोष्‌ 
पूपू- ठन्‌--टाप्‌ु] एक प्रकार का मीठा पुआ, 
मालपुआ । 

पूथः,--- यम्‌ [पूय्‌ । अच्‌] पीप, फोड़ या घाव से निकलने 
बाला मवाद, पीप आना, मवाद निकलना-मनु० 
३।१८०, ४1२२०, १२।७२ । सम०--रक्तः नाक का 
एक रोग विशेष (इसमें पीप से युक्त रक्त, या मवाद 
नाक से बहता हैं) (क्तम्‌) 3. कचलोहू, मवाद 
2. नथनों से मवाद का बहना । 

पुयनस्‌ [पूय्‌ --ह्यूट्‌ |--दे ० 'पू्या । 

पुर्‌ । (दिवा० आ-पूर्यते, पूर्ण) 1. भरना, पूर्ण करना 
2. प्रसन्न करना, सन्तुप्ट करना 11 (चुरा० उभ? 
--पूरयति -- ते, पूरित:--पृ० का प्रेर० रूप) 
1. भरना--को न याति वहां लोके मुखे पिडेन पूरितः 
भर्तृ० २११८, शि० ९१६४ 2. हवा से भर जाना, 
(शंख आदि में) फूंक मारना 3. ढकना, घेरना 
भट्टि० ७1३० 4. पूरा करना, संतुष्ट करना-- पूर यतु 
कुतूहलं वत्मः-- उत्तर ४ .इसी प्रकार आशां, मनो रथ 
आदि 5. तीब्र करना, (ध्वेनि आदि) सबल करना 
6. गुंजायमान करना 7. बोझ लादना, समृद्ध करना, 
आ--, 1. भरना, पूर्ण करना, पूरा करना, ऊपर तक 
भरना (आलं० भी)- रघु० १६।६५, भग० ११।३०, 
भट्टिः ६११८ 2. हवा से भरना, (शंख आदि) 
वजाना - कर्मवाच्य में प्रयुक्त 3. अन्तर्ग्रधित करना, 
पिरोना ऋतु ३।१८,- - परि, भरना, पूरी तरह से 
भर लेना, प्र - , 1. भरना, उपहारों से भरना, समृद्ध 
करना - मुच्छ० ९।५९,(यहाँ यह दोनों अर्थ देता है), 
सम्‌ --, पूरा करना, भरना । 

पुरः [पूरक] 1. भरना, पूरा करना 2. संतोष देना, 
प्रसन्न करना, तृप्त करना 3. उडेलना, पूर्ति करना 
--अतैलपूरा: सुरतप्रदीपाः कु० १।१० 4. नदी का 
चढ़ना, समुद्र में पानी का बढ़ना, बाढ- रघु० ३।१७ 
5. वारा या नदी का रूप होना, बाढ़ आना - अंबु? 
बाष्प? शोणित? आदि 6. जलखण्ड, सरोवर, तालाव 
7. घाव का साफ़ होना या भरना 8. एक प्रकार की 
रोटी या पूरी,-रम्‌ एक प्रकार का गंधद्रव्य,--उत्पीडः 
बाढ़ या जलाधिक्य । 

पुरक (वि०) [पूर्‌-ण्वुल्‌] 1. भरने वाला, पूरा करने 
वाला 2. संतुष्ट करने वाला, तृप्त करने वाला, - कः 
1. नींबू का पौधा 2. श्राद्ध की समाप्ति पर पितरों को 
दिया जाने वाळा पिंड 3. (अंकगणित में) गुणक । 

पुरण (वि०) (स्त्री -णी) [पूर्‌+-ल्युट्‌] 1. भरना, 


पूरा करना 2. क्रम सूचक (अंकों के साथ प्रयुक्त) 
--जैसे द्वितीय, तृतीय आदि-- न पूरणी तं समुर्पति 
संख्या--कि० ३।५१ 3. संतुष्ट करने वाला--णः . 
1. पुल, बांध, सेतु 2. समुद्र, . णस्‌ 1. भरना 2. ऊपर 
तक भरना, पूरा करना रघु" ९।७३ 3. फूलना, 
सूजना 4. पूरा करना, सम्पन्न करना 5, एक प्रकार 
की पूरी या रोटी 6. मृतक कार्य में प्रयुक्त रोटी 
7. वृष्टि, बरसना 8. ऐंठन, मरोड़ 9. (गणि० में) 
गुणा । सम०--प्रत्ययः क्रम सूचक संख्या बनाने वाला 
प्रत्यय । 

पुरिका [ पूर+-ङीष्‌+कन्‌+-टाप्‌, ह्रस्वः ] पूरी, कचौरी। 

पुरित (भू० क० कृ०) | पूर्‌-क्त ] 1. भरा हुआ, पूरा 
2. बिछाया हुआ, आच्छादित 3. गुणा किया हुआ। | 

पुरुषः [ पुर्‌- कुषन्‌, नि० दीर्घः }=दे० 'पुरुष---भामि० 
१1७५ । 

पूर्ण (भू० क० कृ०) [ पूर्‌ क्त, नि० | 1. भरा हुआ, 
आपूरित, पूरा किया हुआ, अश्रु? शोक” आदि 2. 
संपूर्ण, अखंड, समग्र, समूचा रघु० ३1३८ 3. पूरा 
किया हुआ, सम्पन्न 4. समाप्त, पूरा 5. अतीत, बीता 
हुआ 6. संतुष्ट, तृप्त 7. घोष पूर्ण, गुंजायमान, 8. 
बलवान्‌, “शक्तिशाली 9. स्वार्थी, स्वलीन । सम० 
--अंकः पूर्ण संख्या,--अभिलाष (वि०) संतुष्ट, तृप्त, 
--आनकम्‌ 1. ढोल 2. ढोल की आवाज 3. बर्तन 4. 
चंद्रकिरण 5. दे० पूर्ण पात्र (कभी कभी 'पूर्णालक' भी 
पढ़ा जाता हे,--इन्दुः पूरा चांद,--उपभा पूरी या 
समूची उपमा अर्थात्‌ जिसमें उपमान “उपमेय? 
'सावारणधर्म' और 'उपमाप्रतिपाइक शब्द' यह चारों 
अपेक्षित बातें अभिव्यक्त री गई हो (बिप० लुप्तो- 
पमा) ---उदा० अंभोरुहमिवाताम्रं मुग्धे करतलं तव-- 
दे० काव्य० १०, 'उपमा' के अन्तर्गत भी, - ककुद्‌ 
(वि०) पूरे कोहान से युक्‍त, -काम (वि०) जिसकी 
इच्छाएँ पुरी हो गई हैं, संतुष्ट, तृप्त, - कुंभ: 1. पूरा 
कलश 2. पानी से भरा घड़ा 3. युद्ध करने की विशेष 
रीति 4. (दीबार में) कलश के आकार का गते 
~~तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुंभ एव शोभते--मृच्छ० ३, 
--पात्रम्‌ 1. जल से भरी गागर 2. कलशपुर, गागर 
भर 3. २५६ मुट्ठी भर (अनाज का) तोल 4. 
( वस्त्रालंकार आदि) मूल्यवान्‌ वस्तुओं से भरा हुआ 
(संदूक, टोकरी आदि) वर्तन जो बंधुवांधवों द्वारा 
किसी उत्सवादि के अवसर पर उपहार के रूप में 
बांटा जाय, अतः इसका सामान्य अर्थ हे वह उपहार 
जो किसी सुखद समाचार के लाने वाले व्यक्ति को 
दिया जाता हुँ--कदा मे तनयजन्ममहोत्सवानंदनि- 
भरो हरिष्यति पूर्णपात्रं परिजनः- का० ६२, ७०, 
७३, १६५, सखीजनेनापह्रियसाणपूर्णपात्राम्‌ २९९, 


(६३० 


ति 


तत्कामं प्रभवति पुर्णपात्रवृत्त्या स्वीकतुँ मम हृदयं 
च जीवितं च --मा० ४१, (पूर्णपात्र की परिभाषा 
_-हुर्षादुत्सवकाले यदलकाराँशुकादिकम्‌, आक्कृष्य 
गृह्यते पूर्णपात्रं स्यात्पूणकं च तत्‌ । या--वर्धापकं 
यदानंदादलंकारादिकं पुनः, आकृष्य गृह्यते पुरणेपात्र 
पूर्णानकं च तत्‌-- हाराबली,-- बी (बो) जः नींबू, 
-~सासी पूर्णिमा, पुनो । 

पूर्णकः [ पुर्ण +-कम्‌ | 1. एक प्रकार का वृक्ष 2. रसोइया 
3. नीलकंठ । 

पुणिमा, पूणिमासी [ पृ] निहू>-पूणणि, मा+क--टापू, 
पूणि-- मास -1-छीप्‌ ] वह दिन जब चन्द्रमा पूर्ण हो 
जाता हैं, पूनो ने ० २।७६ | 

पूर्त (बि०) [ पूर्‌ +-क्त नि० ] 1. पूर्ण, पूरा 2. छिपाया 
हुआ, ढका हुआ 3. पालन-पोषण किया गया, रक्षा 
किया गया, - म्‌ 1. पूर्ति 2. पोषण, पालन 3. पुर- 
स्कार, पात्रता 4. पावन, उदारता का कृत्य-परिभाषा- 
वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः 
पूर्वमित्यभिवीयते - मनु ० ४२२६, (विप० इष्ट) 

अत्रि द्वारा इसकी परिभाषा - अग्निहोत्रं तपः सत्यं 

वेदानां चेव पालनम्‌, आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्य- 
निधीयते) - तु० इष्टापूर्त 1 

दूषिः (स्त्री) { पूर्‌ --क्तिन्‌ ] 1. भरना 2. पूरा करना, 
पूर्णता, सम्पन्नता 3. तृप्ति, संतुष्टि । 

दर्व (वि०) [ पुर्व: अच्‌ ] (जव काल और दिशाकी 
दृष्टि से सापेक्ष स्थिति प्रकट की जाती है तो इस 
शब्द के रूप सर्वनाम की भांति होते हैं, परन्तु वह भी 
कर्तृ० ब० व०, तथा अपादान० व अधिकरण? एक, 
द० में विकल्प से) 1. सामने होने वाला, प्रथम, 
प्रमुख 2. पूर्वी, पूर्व दिशा में स्थित, के पूर्व में . ग्रामा- 
त्परवेतः पूर्व: 3. पहले क., से पहला 4. पुराना, प्राचीन 
“पूर्वेसूरिभिः - रघु० १।४ ॐ. पूर्वोक्त, विगत, पिछला, 
पहला, पूर्वगामी (विप० उत्तर ), इस अर्थ में प्रायः 
समास के अन्त में प्रयुक्त यथा “श्रुतपुर्व” 6. उपर्युक्त, 
पूर्वोक्त 7. (समास के अन्त में) पूर्ववर्ती, से युक्त, 
अनुसेवित संबंधमाभाषणपूर्वमाहु:--रघु० २।५८, 
पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः -- श० 
२।६४, तान्‌ स्मितपूर्वमाह - कु० ७४७ ५।३१, 
दद्वपुर्वरथ॑ यमाख्यया दशकंठारिगुरु विदुर्वुधा:--- रघु ० 


<1२९ --इसी प्रकार “मतिपूर्व - मनु० ११।१४७ । 


'इरादतन' 'जानवूझकर'--- १२।३२,--अबोधपूरवम्‌ अन- 
जाने श० ५।३, -बः पूर्वज, पूर्व पुरखा, बाप दादा 
-- पूर्व: किलायं परिवधितो नः --रघु० १३।३, पयः 
पूर्वे. सनिश्वार्स: कवोष्णमुपभुज्यते १1६७, ५1१४, 

वंम्‌ अगला भाग, वंम्‌ (अव्य०) 1. से पहले 
(अपा ० के साथ) मासात्पूवंम्‌ 2. विगत काल में, 


eon 


) 


पहले, प्रारंभ में, पूर्वतः, पहले ही तं पूर्वमभिवादयेत्‌ 
_ मनु० २।११७, ३।९४, ८२०५, रघु० १२! 
३५, पूर्वेण--से पूर्वं में (संबं० या कर्म» के साथ) 
अद्य पुवेम्‌ अब तक! 'इससे पहले” पुरवेः-ततः-पश्चात्‌ 
“उपरि पहले तब, पहले बाद में, विगत काल में 
ता पुर्वमू--अधुना या- अद्य पहले आज! सम० 
जा अचल:,--- अद्रिः उदयाचल (पुर्व दिशा का पहाड़ 
जिसके पीछे से सूर्य और चन्द्रमा का उदय होता हँ), 
~ अंतः पूर्ववर्ती शब्द की समाप्ति, अपर (वि०) 
1. पुर्वी और पश्चिमी - पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्य 
""कु० ११ 2. पहला और अन्तिम 3. पहले का 
और बाद का, पूवंवर्ती और परवर्ती 4. किसी दूसरे 
से युक्त, (रम्‌) 1. जो पहले और बाद में हो 
2. संबंध 3. प्रमाण और प्रमेय-_बिरोधः असंगति, 
असंबद्धता, - अभिमुख (वि०) (वि०) पूर्व दिशा की 
ओर मुख किए हुए, या मुडे हुए,--अम्बुधिः पूर्वी 
समुद्र,--अजित (वि०) पूर्वेकर्मो द्वारा प्राप्त (तम्‌) 
पैतृक संपत्ति - धः, -.घम्‌ 1. पहला आधा भाग 
--दिनस्य पूर्वाधंपरार्धभिश्षा छायेव मंत्री खलसज्ज- 
नानाम्‌--भतूँ० २1६०, समाप्तं पूर्वार्धम्‌- आदि 
2. (शरीर का) ऊपर का भाग--श० ३, रघु० १६ 
६, 3. इलोकाधे का प्रथम भाग, - अहः मध्याह्न से 
पुर्व, दोपहर से पुर्व-मनु० ४।९६, ७८७ (पूर्वाह्णतन, 
ूर्वाह्ृतेन (वि०) मध्याह्न से पूर्वकाल संबंधी), 
~-आवेदकः वादी, मुहई,-- आषाढ़ा बीसवाँ नक्षत्र, 
(दो नक्षत्रों का पुंज), -- इतर (वि०) पश्चिमी, 
“उक्त, ` उदित (वि०) पहले कहा हुआ, उपयुक्त, 
“उत्तर (वि०) उत्तरपूर्वी (द्वि० व०--रे) पूर्ववर्ती 
पहले का और बाद का,--कर्मन्‌ (नपुं०) 1. पहला 
काम या कार्य 2. प्रथम कार्य, पहले किया जाने वाळा 
कार्य 3. पूर्व जन्म में किया गया कार्य,--..कल्पः विगत 
काल, कायः 2. जानवरों के शरीर का अगला भाग 
~ पश्चाघेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 
"णश० १।७ 2. मनुष्यों के शरीर का ऊपरी भाग 
“स्पृशन्‌ करेणानतपूर्वकायम्‌-- रघु० ५।३२, पर्यक- 
बंघस्थिर पूर्वकायम्‌- कु० ३।४५,-- कालः विगत 
काल, प्राचीन समय,-- कालिक,- कालीन (वि०) 
प्राचीन,-- काष्ठा पूर्व, पूर्व दिशा,-- कृतम्‌ पूर्वजन्म में 
किया हुआ कार्य,-- कोटिः (स्त्री० ) वाकप्रतियोगिता 
की आरंभिक उक्ति, विवादविषय, पूर्वपक्ष,-- गंगा 
नमंदा नदी,--चोदित (वि०) उपयूक्त, ऊपर बताया 
हुआ 2. पहले से कहा हुआ, या पूर्वे प्रस्तुत (आक्षेप 
आदि) - ज (वि०) 1. जिसकी उत्पत्ति पहले हुई 
हो, पहले जन्मा हुआ 2. प्राचीन, पुराना 3. पूर्वी 
(जः) 1. बड़ा भाई शि० १६४४, रघु० १५३६ 


( ६२१ ) 


2. बड़ी पत्नी का लड़का 3. पूर्वपुरुष, बापदादा, ` 


जन्मन्‌ (नपुं) पहला जन्म, (पूं०) बड़ा भाई 
--रघु० १४।४४, १५।९५,--जा बड़ी बहन, जातिः 
(स्त्री ०) पूर्वजन्म,~-ज्ञानम्‌ पूर्वजन्म का ज्ञान, - दक्षिण 
(वि०) दक्षिणपूर्वी (- णा) दक्षिण पूर्वं दिशा, 


- - दिकूषतिः पूर्वे दिशा का अधिपति इन्द्र,-दिनम्‌ दिन | 


का पूर्वभाग, दोपहर से पूर्व का समथ,-दिश्‌ (स्त्री०) 
पूर्व दिशा,- . दिष्टम्‌ भाग्य में लिखा, - देवः1.प्राचीन 
देवता 2. राक्षस या असुर 3. प्रजनक, पिता, देशः 
पूर्वी प्रदेश, भारत का पूर्वी भाग, निपातः समास में 
शब्द की अनियमित प्राथमिकता ---तु० परनिपात, 
-- पक्षः 1. अगला हिस्सा या पारर्वं 2. कृष्णपक्ष 
(चान्द्रमास का प्रथमपक्ष) 3. विवाद का पूर्वपक्ष, 
प्रभमदर्शनावारित तर्क या प्रश्‍न का दृष्टिकोण 3. किसी 


तकं का प्रथम आक्षेप 4. वादी की प्रतिज्ञा 5. अभि- ¦ 


योग, मालिश, - पदम्‌ किसी समास या वाक्य का 
प्रथम पद, - पर्वतः उदथाचल जिसके पीछे सूर्य का 
उदय होना माना जाता है - पांचालक (वि०) पूर्वी 
पंचालों से संबंध रखने वाला - पाणिनीयाः (पुं, व° 
व०) पूर्व देश के रहनेवाले पाणिनि के शिष्य, पिता- 
महः वापदादा, पूर्वज, -पुरुषः 1. ब्रह्मा का विशेषण 
2. पिता, पित्तामह या प्रपितामह में से कोई एक 
3. पूर्वंपुरखा,-पूर्वं (वि०) प्रत्येक पूर्ववर्ती - फाल्गुनी 
ग्यारहवाँ नक्षत्र जिसमें दो तारे सम्मिलित हैँ “भवः 
बृहस्पति ग्रह का विशेषण, भागः अगला हिस्सा, 
~भाद्रपदा पच्चीसवाँ नक्षत्र जिसमें दों तारे सम्मिलित 
हैं,—भुक्तिः (स्त्री?) पहले से किया हुआ अधिकार, 
~--भूत (वि०) पूर्ववर्ती, पहले का, - मीमांसा प्रथम 
मीमांसा, वेद के अंतर्गत कर्मकाण्डविषयक पृच्छा 
(विप० उत्तरमीमांसा या बेदान्त---दे० मीमांसा,-इंगः 
नाटक का उपक्रम या आरंभ, आमुख या प्रस्तावना, 
-पूर्वरंगं विधार्येव सूत्रधारो निवर्तते -सा० द० २८३, 
पूर्वरंग: प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः --शि० २।८ 
(दे० इस पर मल्लि०), -रागः आरंभिक प्रेम, दो 
व्यक्तियों के मिलन से पूर्वे (श्रवण दर्शन आदि के 
कारण) उनमें उत्पन्न होनेवाला प्रेम, -रात्रः 1. रात 
का पहला भाग, - रूपम्‌ 1. होने वाले परिवतंन का 
संकेत 2. रोग होने का लक्षण 3. दो सहवर्ती स्वर 
या व्यंजनों में से पहला जो स्थिर रहे, -बेयस्‌ (वि०) 
बच्चा --वतिन्‌ (वि०) पहले से विद्यमान, पहले का, 
पहले होने वाला, - बाद" वादी द्वारा प्रस्तुत अभियोग, 
मुहई द्वारा की गई नालिश, वादिन्‌ (पुं०) अभि- 
योक्ता या मुद्दई, वृत्तम्‌ 1. पहली घटना,--रघु० 
११।१० 2. पहला आचरण, शारद (जि०) शरद्‌ 
ऋतु के पूर्वार्ध से संबंध रखने वाला,-- ज्ञैलः दे० पूर्व- 


| 


पवत, --सक॒थम्‌ जंघा का ऊपरी भाग,--संध्या 
प्रभातकाल, पौ फटना,-शि० ११॥४०,--सर (वि०) 
अग्रेसर,-- सागरः पूर्वी समुद्र - रघु० ४३२, - साहसः 
पहला या सबसे भारी अर्थदण्ड,-- स्थितिः (स्त्री०) 
पहली या प्रथम अवस्था । 

पूर्वक (वि०) [पूर्व+कन्‌] (समास के अन्त में) 1. 

पूर्ववर्ती, अनुसेवित-अनामयप्रश्नपूर्वकमाह--श ० ५ 2. 
पूर्ववर्ती, पिछला,-- कः पूर्वज, बापदादा । 

पूवंगस (वि०) [पूरवं+गम्‌-खच्‌] पहले जाने वाला, 

पूर्ववर्ती । 

पूर्वतः (अव्य०) [पूर्व तस्‌] 1. पूर्व में, पूर्व की ओर, 
--रघु० ३४२ 2. पहले, सामने । 

पुत्र (अव्य०) [पूर्व+त्रल्‌] पूर्ववर्ती भाग में, पहली 

जगह । 

पूर्ववत्‌ (अव्य०) [पूर्वं +-वति] पहले की भांति । 

पूविन्‌ (वि०) (स्त्री ०-णी) पूर्वीण (वि०) [पूर्व -|-इनि, 

पूर्व त-ख] 1. प्राचीन 2. पतृक । 

पुर्वद्युः (अव्य०) [पूर्वस्मिन्‌ अहनि-पूर्व+एद्युस्‌ नि० 

साधु] 1. पहले दिन 2. गत दिवस, बीते हुए कल 
+मनु० ३1१८७ 3. दिन के प्रथम भाग में, पौ 
फटने पर 4. भोर में, सबेरे । 

पूल्‌ (म्वा० पर०,, चुरा० उभ० --पूलति, पूलयति-ते ) 

ढेर लगाना, संचय करना, एकत्र करना । 

पुलः, पुलकः [पूल्‌ ‡-अच्‌, ण्वुलू वा] गठरी, पुली । 

पुलाकः=पुलाक--दे० । 

पुलिका [ =पूरिका, रस्य लः] एक प्रकार की रोटी, पूरी । 

पुषः, पूषकः [पूष्‌ +-क, पूष्‌+कन्‌ | शहतूत का वृक्ष । ` 

पूषन्‌ (पुं) (कतु -पूषा,-षणौ, --षणः) [पष्‌ + 
कनिन्‌] सूर्य,--सदा पांथ: पूषा गगनपरिमाणं कलयति 
--भते० २।११४, इन्धनौघधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति 
पूषणम्‌--शि० २1३1 सम०--असुहृद्‌ (पुं) शिव 
का विशेषण,-आत्मजः 1. बांदल 2. इन्द्र का विशेषण, 
---भासा इन्द्र का नगर (अमरावती) । 

1 (तुदा० आ०--प्रियते, पुत) -ब्यस्त होना, सक्रिय होना 
(बहुधा “व्याः उपसर्ग के साथ) -कार्य व्याप्रियते 
--दे० व्यापृत-प्रर० (पारयति-- ते) 1. काम 
कराना, काम पर लगाना, सौंपना, नियत करना 
(बहुघा अघि० के साथ) व्यापारितः शूलभृता विधाय 
सिहत्वमंकागतसत्ववृत्ति -रघु० २।३८ 2. रखना, 
जड़ देना, निश्चित करना, निदेश देना, ढालना-- 
व्यापारयामास करं किरीटे--रघु० ६।१९ उमामुखे 
"` “व्यापारयामास विलोचनानि -- कु ० ३1६७, व्यापा- 
रितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणेः--वेणी० ३।१९, रघु» 
१३1२५ । 

| (जुहो० पर०--पिपति, पूर्ण) 1. आगे ले जाना 2. 


A 


( ६३२ ) 


से मुक्‍त करता, प्रकाशित करना 3 भरना 4. रक्षा 
करना, जीवित रखना, जीवित रहना 5. उन्नति 
करना, प्रगति करना । 

(ऋया० पर० पृणाति) रक्षा करना । 

1४ (चुरा० उभ ०--पारयति-्ते, कभी-कभी 'पार्‌' स्वतंत्र 
धातु मानी जाती हैं) 1. पार ले जाना, नाव से पार 
उतारना 2. किसी वस्तु के दूसरे पाश्वे पर पहुंचना, 
निष्पन्न करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न करना, 
(ब्रत का) पूरा करना 3. योग्य या समर्थ होना 
“अधिक न हि पारयामि वक्तुम्‌ --भामि० २1५९, श० 
४ 4. सौंपना, बचाना, उद्धार करना, निस्तार 
करना । 

१ (स्वा० पर०--पृणेति) 1. प्रसन्न करना, खुश करना, 
तृप्त करना 2. प्रसन्न होना, खुश होना । 

पृक्त (भू? क० क्र) [पृच्‌ +क्त] 1. मिश्रित, संपृक्त 
¬-रघु० २।१२ 2. स्पृष्ट, संपर्क में लाया गया, स्पर्श 
करने वाला, संयुक्त,--क्तम्‌ संपत्ति, दौलत । 

पृक्तितः (स्त्री०) [पृच्‌ +-क्तिन्‌ ] स्पर्श, संपक, संयोग । 

पृकूथम्‌ [पन्‌ -+ थन्‌] संपत्ति, घन-दौलत, वैभव । 

पच्‌ । (अदा० आ पृक्ते, पृक्‌ण) संपर्क में आना । 

1 (सघा० पर० पृणक्ति, पृक्त) संपक में लाना, 
सम्मिलित होना, मिल जाना--एवं वदन्‌ दाशरथिर- 
पृणग्धनुषा शरम्‌ ---भट्रि० ६३९ 2. मिश्रण करना, 
मिलाना 3. संपक में हीना, स्पर्श करना 4. संतुष्ट 
करना, भरना, संतृप्त करना 5. बढाना, वृद्धि करना, 
सम्‌ -,मिश्रण करना, घोलना, मिलना, मिलाना- 
वागर्थाविव संपृक्तौ --रघु० १।१, भट्टिः १७।१०६, 
दे० संपृक्त ॥1 (म्वा० पर०, चुरा० उभ० पर्चति, 
पर्चयति-ते) 1. स्पर्श करना, संपर्क में आना 2. 
रोकना, विरोध करना । 

पुच्छकः [ प्रच्छ--ण्वुल] पूछताछ करने वाला, गवेषणा 
करने वाला --पृच्छकेव सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता 
नन पंच० ५।९३, याज्ञ २।२६८। 

पृच्छनम्‌ [प्रच्छ्‌ +-ल्युट्‌] पूछना, पुछ-ताछ करना । 


पृच्छा [प्रच्छ्‌ + अङ+-टाप्‌] 1. प्रश्‍न करना, पूछना, पूछ- 
ताछ करना 2. भविष्य विषयक पूछताछ । 

पूज्‌ (अदा० आ०--पृक्ते) संपर्क में आना, स्पर्श करना । 

पृत्‌ (स्त्री) [पुञ-क्विप्‌, तुक] सेना-- (पहले पाँच 
वचनों मे इस शब्द का कोई रूप नहीं होता, द्वि० 
वि०, द्विश व० के पश्चात्‌ 'पृतना' के स्थान में 
विकल्फ से 'पृत्‌' आदेश हो जाता है । 

पृतना [ पृ +-तनन्‌-+-टापू ] 1. सेना 2. सेना का एक 
प्रभाग जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२९ घोड़े 
और १२१५ पेदल होते हूँ 3. युद्ध, संग्राम, मुठभेड़ । 
सम०--साहुः इन्द्र का विशेषण । 


0००५ 


पृथ्‌ (चुरा० उभ०--पर्थयति-ति) 1. विस्तारः करना 
2. फेंकना, डालना 3. भेजना, निदेश देना । 

पृथक्‌ (अव्य०) [ प्रयू-- अजू कित्‌, संप्रसारण | 1. अलग- 
अलग, जुदा-जुदा, एक एक करके --शंखान्दध्मु: पृथक्‌ 
पृथकू--भग० १1१८, मनु० ६१२६, ७५७ 2. भिन्न, 
अलग, भिन्नतापूर्वक -भट्टि० ५४, १३।४, रचिता 
पृथगर्थता गिराम्‌--कि० २।२७ 3. जुदा, एक ओर, 
एकाकी--विक्रम० ४।२० 4. छोड़ कर, सिवाय, 
अपवाद के साथ, बिना (कमें० करण० या अपा० 
के साथ) पृथग्रामेण, रामात्‌, रामं वा--सिद्धा०, 
भट्टि ९१०९ (पृथक्‌ कु--अलग २ करना, बाँटना, 
जुदा-जुदा करना, विश्लेषण करना) । सम० 
~ आत्मता 1. अलग-अलग होना, पृथकता 2. भेद, 
भिन्नता 3. विवेक, निर्णय,--आत्मन्‌ (वि०) भिन्न. 
अलग--आत्मिका व्यक्तिगत सत्ता, वेयक्तिकता 
--करणम्‌,-क्रिया 1. अलग-अलग करना, भेद करना 
2. विश्लेषण करना, -कूल (वि०) भिन्न कुल से 
संबंध रखने वाला,--क्षेत्रः (पुं ब० व०) एक पिता 
की विभिन्न पत्नियों से सन्तान, या भिन्न-भिन्न जातियों 
की पत्नियों से सन्तान,--चर (वि०) एकाकी जाने 
वाला, अलग जाने वाला,---जनः नीच पुरुष, ज्ञान- 
रहित, गॅवार आदमी, प्राकृत जन, नीच लोग--न 
पृथग्जनवच्छुचो वशं वशितामुत्तम गंतुमहसि--रधु० 
८९०, कि० १४।२४ 2. मूर्ख, बुद्ध, अज्ञानी-शि० 
१६।३९ 3. दुष्ट आदमी, पापी,--भावः पृथक्‌ता, 
वेयक्तिकता (इसी प्रकार 'पृथक्त्वम्‌'),--रूप (वि०) 
भिन्न-भिन्न रूपों या प्रकारों का,--विध (वि०) भिन्न 
भिन्न प्रकार का, नाना प्रकार विविध,--झब्या अलग 
सोना,--स्थितिः (स्त्री) अलग सत्ता । 


पृथवी [ प्रथ्‌ +-षवन्‌, संप्रसारण ] दे० पृथिवी । 

पृथा (स्त्री०) पाण्डु की दो पत्नियों मे से एक, कुन्ती का 
नाम । सम०--जः,-तनयः,-सुतः,-सूनुः पहले तीन 
पांडवो का विशेषण परन्तु प्रायः 'अर्जुन' के लिए 
व्यवहृत --अर्वत्यामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्ता 
वेणी ३।९, अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे 
-+कि० १११८, --पतिः पाँडु का विशेषण । 

पृथिका [ प्रथ्‌+क--कञ-टाप्‌ संप्रसारणम्‌, 
कनखजूरा । 

पृथिवी [ प्रथ्‌ - षिवन्‌, संप्रसारणम्‌ ] पृथ्वी (कई 'पृथिवी’ 
भी लिखा जाता ह)। सम०--इन्बरः,-ईश्ञः "क्षित्‌ 
(पुं०),--पाल;-पालक:-मुज्‌ (प°) --भुजः क्रः, 
राजा,-तलम्‌ धरातल,--पतिः 1. राजा 2. मृत्यु का 
देवतां यम,--मंडलः,-लम्‌ भूमंडल,--रुहः वृक्ष-पवमानः 
पृथिवी रुहानिव--रघु० ८1९,--लोकः मर्त्यलोक 
भूलोकः । 


इत्वम्‌ ] 


( ६३३ ) 


पृष ०) (ली) तृक अरीय चतः 
अ० प्रथिष्ठ) [ प्रथ्‌ +-कु, संप्रसारणम्‌ ] 1. चौड़ा, 
विस्तृत, प्रशस्त, फैलावदार--पृथुनितंब--दे० नीचे, 


सिघोः वे तनुम्‌ --मेघ० ४६ 2. यथेष्ट, बहुल, 
पर्याप्त --विकरम० ४1२५ 3. विस्तीर्ण, बड़ा-_दृशः 
पृथुतरीकृताः-- रत्न २।१५, शि० १२४८, रघु० 
११।२५ १ रणायक्त, अतिविस्तृत 5. बहुसंख्यक 
6. चुस्त, , चतुर 7. महत्त्वपुर्ण,--थुः 1. अग्नि 
का नाम 2 एक राजा का नाम (पृथु अंग के पुत्र 
वेन का बेटा था। वही पहला राजा कहलाता है 


जिससे कि इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। विष्णु 

पुराण में वर्णन मिलता हे कि वेन स्वभाव से दुष्ट 

था, जब उसने यज्ञ व पूजा का निषेध किया तो 

पुण्यात्मा ऋषियों मे उसे पीट कर मार डाला, उसके 

पश्चात्‌ राजा के न होने पर देश में छूट मार होने 

लगी, अराजकता फेल गई, फलतः मुनियों ने पुत्रोत्पत्ति 

की इच्छा से मुत राजा की दांई भुजा को मसला, 

तब उससे अग्मि के समान तेजस्वी पुथु निकला । 

उसे तुरन्त राजा त कर दिया गया । उसकी 

शस्त थी --अतः उसने राजा से भोज्य 

प्राथना की जो कि पृथ्वी ने देना 
श्रा । क्रुद्ध होकर पृथु ने अपना धनुष 
उठाया औँ री को अपनी प्रजा के लिए आवश्यक 
पदार्थ पैदा करने के लिए बाध्य किया । पृथ्वी ने 
गोय का झप धारण कर लिया और राजा के आगे- 
आगे भागने लगी --राजा भी उसका पीछा करता 
रहा । अन्त में पृथ्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया 

और राजा से अगने प्राण बचाने की प्रार्थना की, साथ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि आवश्यक फल शाकादिक 
प्रजा को मिल सकेंगे यदि उसे एक बछडा दे दिया 
जाय जिसके द्वारा वह दूध देने के योग्य हो सके। 
तब पृत्ु ने स्वायंभुव मनु को बछडा बनाया, पृथ्वी 
को दुहा और दूध अपने हाथों में लिया जहाँ से सव 
प्रकार के अन्न, झाकभाजियाँ और फलफूल प्रजा के 
पालन-पोषण के लिए उत्पन्न हुए। इसके पश्चात्‌ 
पृथु के उदाहरण का बाद में नाना प्रकार से अनुकरण 
किया गया । देव, मनुष्य, ऋषि, पहाड, ताग और 
असुर आदि ने अपने में से ही उपयुक्त, दोग्धा तथा 
बछड़े को ढुँडा और इस पृथ्वी का अपनी इच्छानुसार 
दोहन किया - तु» कु० १।२.) ,-थुः (स्त्री०) अफीम। 
सम०--उद्दर (वि?) मोटे पेंट वाला, हूष्ट-पुष्ट 
(रः) मेंढा,---जधन,--नितंब (वि०) नोटे और 
विस्तार युक्त कूल्हों से युक्त --पूथुनितंव नितंबवती 
तव-- विक्रम ४॥२६,--पत्रः-त्रम्‌ लाल लहसुन 
--अथ,-पशस्‌ (वि०) दूर-दूर तक प्रसिद्ध, व्यापक 

८० 


यहास्वी,--रोसन्‌ (पुं०) मछली, “युग्म; मीन राशि, 
--श्री (वि०) अत्यन्त समृद्ध,--श्रोणी (वि०) बड़े 
भारी कूल्हों वाला,--संपद (वि०) धनवान्‌, दौलत 
मंद,-स्कंघः सूअर । 

पृथुकः, - कम्‌ [पृथु | कै--क] चौले, चिवडे---कः बच्चा 
निन्युर्जनन्यः पृथुकान्‌ पथिम्य:--शि० रे।३१,-का 
लड़की । 

पृथुल (वि०) [प्त्थु+लच, छाज-क वा। चौड़ा, प्रशस्त, 
विस्तृत-_श्रोणिषु प्रियकरः पृथुलासु स्पर्शमाप सकलेन 
तलेन - शि० १०६५ | 

पृथ्वी [पृ्थु--डीष्‌] 1: पृथिवी, घरा 2. पाँच मूळ तत्त्वों 
में से एक, पृथ्वी 3. बड़ी इलायची 4. एक छंद (दे० 
परिशिष्ट १) । सम०--ईद्ञः+ - पतिः, पालः, 
भुज्‌ (पुं०) राजा, प्रभु,खातम्‌ गुफा,--गर्भः गणेश 
का विदेषण,--गृहम्‌ गुफा, कृत्रिम खोह,---जः 1. वृक्ष 
2. मंगल ग्रह । 

पृथ्वीका [पृथ्वी +-कन्‌ + टापू] 1. बड़ी इलायची 2. छोटी 
इलायची । 

पृदाकुः [पदे --काकू, संप्रसारणम्‌, प्रकारलोप:] 1. बिच्छू 
2. व्याघ्र 3. सांप, छोटा विर्षेला साप 4. वृक्ष 
5. हाथी 6. चीता । 

पृद्िनि (ष्णि) (स्पृश्‌ू--नि नि० पृषो० सलोपः] 1. छोटा, 
छोटे कद का बौना 2. सुकुमार, दुबला-पतला 
3. विविध प्रकार का, चित्तीदार,---श्निः 1. प्रकाश 
की किरण 2. पृथ्वी 3. तारा समूह से युक्त आकाश 
4. कृष्ण की माता देवकी । सम०--गर्भः ` धरः, -- 
भब्नः कृष्ण के विशेषण;--श्डुंगः 1. कृष्ण का विशेषण 
2. गणेश का विशेषण । 

पृश्नि (ष्णि) का, पुन (ष्णी) [पुरुन जले कायतिः 
झोभते-- पृश्नि+-के +-क +टाप्‌, पुरिनञ-डीष्‌] जल 
में पैदा होने वाला एक पौधा, जलकुभी । 

पृषत्‌ (नपुं) ।पृष्‌त-अति] 1. जल या किसी और 
तर पदार्थ की बूंद (कुछ लोगों के मतानुसार केवल 
ब०व० में प्रयुक्त) । सम०-- अंशः, अश्वः 1. वायु, 
हवा 2. शिव का विशेषण,--आज्यंम्‌ दही में मिला 
हुआ घी,--पतिः ( पृषतां पतिः ) वायु- बलः वायू, 
का घोड़ा । 

पृषतः [पृष्‌ --अतच्‌] 1. चित्तीदार हरिण 2. पानी की 
बूँद --पृषतैरपां शमयतां च रज: -कि० ६।२७, रघु० 

३३, ४२७, ६1५१ 3. घब्बा, निशान-। सम०-अश्वः 
हवा, वायु । 

पृषत्कः [पूपत्‌--कन्‌] बाण--तदृपोढैशच नभश्‍चरे: पृषत्क:- 
कि० १३।२३, शि० २०१८,-उद्धट १।१, धनुर्भृतां 
हस्तवतां पृषत्का --रघु० ७४५ । 

पुषंतिः [ पृष्‌-+-झिच्‌ ] पानी की बूंद-पयः पृषंतिभिः 


( ६३४ ) 


स्पृष्टा वांति वाताः शनेः शनैः--अमरकोश पर 
भरत । i 

गृषभाषा =पूषभासा । 

पुदाकरा [पृष्‌--क्विपू, पृषे सेचनाय आकीर्यते--पृष्‌ +- 
अआ--कज-अपू+-टाप्‌] छोटा पत्थर (जो बाट की 
भांति प्रयुक्त किया जाय) । 9 

पृषातकम्‌ | पृषत्‌ +-आ+-तक्‌+-अच्‌ ] दही और घी का 
संमिश्रण । 

पृषोदरः [पृषत्‌ उदरं यस्य, पृषो० तलोपः] (यह शब्द 
पृषत्‌ और उदर से मिल कर बना है, पृषत्‌ के त्‌ का 
अनियमित कारक के रूप में * लोप हो गया । इस 
प्रकार यह शब्द अनियमित समासों की एक पुरी श्रेणी 
है-पृषोदरादित्वात्‌ साधुः, देऽ 'गण' पा० ४।३।१०९ | 

पृष्ठ (भू०क०कृ०) [ प्रच्छ+-क्त ] 1. पूछा हुआ, पता 
लगाया हुआ, प्रश्‍न किया हुआ, सवाल किया हुआ, 
2. छिड़का हुआ । सम०--आयनः 1. धान्य विशेष, 
अनाज 2. हाथी । 

दृष्टिः (स्त्री) प्रच्छ्‌+-क्तिन्‌] पूछ-ताछ, प्रश्‍न वाचकता । 

पृष्ठम्‌ | पृप्‌ स्पृश्‌ वा थक्‌, नि० साधुः ] 1. पीठ, पिछला 
हिस्सा, पिछाडी 2. जानवर की पीठ --अश्वपृष्ठमा- 
रूढः--आदि 3. सतह या ऊपर का पाइवं --रघु० 
४।३१,१२।६७, कु० ७।५१, इसी प्रकार अवनिपृष्ठ- 
चारिणीम्‌---उत्तर० ३ 4. (किसी पत्र या दस्तावेज 
की) पीठ या दूसरी तरफ़ - याज्ञ २।९३ 5. घर 
की चपटी छत 6. पुस्तक का पृष्ठ । सम० - अस्थि 
(नपुं०) रीढ़ की हड्डी, --गोपः,--रक्षः जो किसी 


लड़ते हुए योद्धा की पीठ की रक्षा करे,--ब्रंथि (वि०) 


ककुआन्‌, कूबड़ युक्त,-चक्षुस्‌ (पुं) केकड़ा,-तल्पनम्‌ 
हाथी की पीठ की बाहरी मांसपेशियाँ, ~ दृष्टिः 
1. केकड़ा 2. रीक्ष, - फलम्‌ किसी आकृति का फाल्तु 
भाग,--भागः पीठ, - मांसम्‌ 1. पीठ का मांस 2. पीठ 
पर की गूमडी “अब “अदन (वि०) चुगलखोर, 
बदनाम करने वाला, कलंकित करने वासा --दम्‌, 
-- दनम्‌ ) चुगली, पृष्ठमांसादनं तद्यत्‌ दोष- 
कीतेनम्‌ - हेमचन्द्र तु» प्राकृपादयोः पतति खादति 
पृष्ठमांसम्‌ --हि० १८१, --यानम्‌ सवारी,--बंशः 
रीड की हड्डी --वास्तु (नपुं०) मकान की ऊपर की 
मंजिल, वाह (पुं०), - बाह्यः लद॒दू बेल, -- हय 
(वि०) पीठके बल सोने वाला,--श्युंग: जंगली बकरी, 
~-श्गिन्‌ (पुंश) 1. मेंढा 2. भँसा 3. हिजड़ा 
4. भीम का विशेषण । 

ष्ठकम्‌ | पृष्ठ +-कन्‌ ] पीठ । 

पृष्ठतस्‌ (अव्य०) [ पृष्ठ +-तसिल्‌ ] 1. पीछे, पीठ पीछे, 
पीछे से ---गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ --मनु० ४।१५४, 
८1३००, भग० ११।४० 2. पीठ की ओर, पीछे की 


ओर--गच्छ पृष्ठतः 3. पीठ पर 4. पीठ पीछ चुप- 
चाप, प्रच्छन्न रूप से (पृष्ठतः कृ) 1. पीठ पर रखना, 
पीछे छोड़ना 2. उपेक्षा करना, तिलांजलि देना, 
छोड़ देना 3. विरक्त होना, हाथ खींचना, त्याग देना, 
तिलांजलि देना, पृष्ठतो गम्‌-- अनुसरण करना, 
पृष्ठतों भू--1. पीछे खड़े होना 2. उपेक्षित होना । 

पृष्ठ्य (वि०) [ पृष्ठ--यत्‌ ] पीठ से संबंध रखने वाला, 
"०ष्ठ्यः लट्टू घोडा । 

पृष्णिः (स्त्री०) [ ><पृश्‍नि पृषो० ] एडी । 

पृ (जुहो०, क्रधा०-पर० पिपति, पृणाति, पूर्ण- कर्म० 
पूर्यते, प्रेर० पुरयति--ते, इच्छा ० पिपरि (री) षति, 
पुपूर्षति) 1. भरना, भर देना, पूरा करना 2. पूरा 
करना, (आशा आदि) पूरी करना, तृप्त करना 


3. हुवा भरना, (शंख, बंसरी आदि) बजाना 
4. संतुष्ट करना, थकावट दूर करना, प्रस्न करना 
-_पितृनपारीत्‌-- भट्टि १२ 5. पालना, परवरिश 
करना, पुष्ट करना, पालनपोषण करना, पालन करना । 

पेचकः [ पच्‌+-वुन्‌, इत्वम्‌ ] 1. उल्लू 2. हाथी की पूँछ 
की जड़ 3. पलंग, शय्या 4. बादल 5. जूं । 

पेत्रकिन्‌ (पुं ) पेचिलः [ पेचक इनि, पच्‌ --इलचू, 
इत्वम्‌ ] हाथी । 

पॅजूषः (पुं) कान का मेल, धूघ, दे० पिजूष । 

पेटः,-डम्‌ [ पिट्‌+-अच्‌ ] 1. थेला, टोकरी 2. पेटी, संदूक, 
"रट: खुला हाथ जिसकी अंगुलियाँ फैलाई हुई हों । 

पेटकः,-कम्‌ | पेट--कन्‌ ] 1. टोकरी, संदृक़, थेला 2. समु- 
च्चय, गठरी । 

पेटाकः [ =पेटक, पृषों ० ] थेला, टोकरी, संदूक । 

पेटिका, पेटी [ पिट्‌ ५-ण्बुलू--टाप, इत्वम्‌, पेट+-डीष्‌ ] 
छोटा थेला, टोकरी । 

पेडा | ==पेट, पृषो० ] बड़ा थला । 

पेय (वि०) [ पा+ण्यत्‌ ] 1. पीने के योग्य, चढ़ा जाने 
के लायक 2. स्वादिष्ट, यभ पानीय, मद्य या शरबत 
आदि, या भात का मांड, चावलों की लपसी । 

वेयुः (पुं ) 1. समुद्र 2. अग्नि 3. सूर्यं । 

पेयूषः,-षम्‌ [ पीय्‌ | ऊषन्‌, बा० गुणः ] 1. अमृत 2. उस 
गाय का दूध जिसे ब्याये अभी एक सप्ताह से अधिक 
नहीं हुआ -सप्तरात्रप्रसूताया: क्षीरं पेयूषमुच्यते-- 
हारावली, मनु० ५६ ३. ताज़ा घी । 

पेरा (स्त्री) एक प्रकार का वाद्ययंत्र--- 

पेलू (म्वा० पर०, चुरा० उभ० ह कडी 
३. जाना, चलना-फिरना 2. हिलना, काँपना । 

वेलम्‌, पेलकः ] पेलू --अच्‌, पेल--कन्‌ ] अण्डकोष । 

पेलव (वि०) [ पेल+-वा--क ] 1. सुकुमार, सुकोमल, 
मृद, सुलायम,-धनुषः पेलवपुष्प पत्रिणः कु० ४।२९, 
५।४,७।६५ 2. दुबेल, पतला, क्षीण--श० ३।२२। 


° १७७ ॥ 
से ) 


चि 


पेलिः, पेलिन्‌ (पुं) [ पेलू --इन्‌, पेल-- इनि ] घोड़ा । 

पेश (प, स) ल (बि०) [पिश्‌ (ष्‌, स्‌) +-अरूच्‌ ] 
1. मृदू, मुलायम, सुकुमार-रघु० ९।४०,११।४५, 
मेघ० ९३ 2. दुबला-पतला, क्षीण (कमर आदि) 
¬ रघु० १३।३४ 3. मनोहर, सुन्दर, लावण्ययुक्त 
अच्छा--भामि० २२ 4. विशेषज्ञ, चतुर, कुशल 
--भर्तृं० ३५६ 5. चालाक, छली । 

पेश्िः-शी | पिश्‌ इन्‌, पेशि+-ङीष्‌ ] 1. मांस का पिंड 
2. मांस राशि 3. अंडा 4. पुट्ठा-- याज्ञ० ३1१०० 
5. गर्भाधान के पश्चात्‌ शीघ्र बाद का कच्चा गर्भ- 
पिण्ड 6. खिळने के लिए तैयार कली 7. इन्द्र का 
बञ्ज (पुल्लिंग भी) 8. एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 
सम०-कोशः (षः) पक्षी का अंडा । 

पेषः [ पिष्‌+-घञ्ञ्‌ ] पीसना, चूरा करना, कुचछना --शि० 
११।४५ । 

पेषणम्‌ [ पिष्‌--त्युट्‌ ] 1. चूर्ण बनाना, पीसना 2. खलि- 
हान का वह स्थान जहाँ अनाज की बालों पर दायं 
चलाई जाती है 3. सिल और लोढी, पीसने का कोई 
भी उपकरण । 

पेषणिः ( स्त्रीश ) पेषणी, पेषाकः [ पिषु+-अनि, 
पेषणि +-डीष्‌, यिष्‌+-आ--कन्‌ ] चक्की, सिल, 
खरल । 

पेस्वर (बि०) { पेस्‌+-वरच्‌ ] 1. जाने वाला, घूमने 

वाला 2. नाशकारी । 

(म्वा० परर पायति) सूखना, मुरझाना । 

गिः [ पिंग--इज्म } यास्क का पेतृकनाम । 

पेजुषः [ पिजूष-]-अण्‌ | कान । 

पेठर (वि०) (स्त्री०-री) [ पिठर-{-अण्‌ ] किसी पात्र 
में उबाला हुआ । 

पेठीनसिः (पुं०) एक प्राचीन ऋषि जो एक धर्मशास्त्र 
का प्रणेता है । 

येडिझ्यम्‌, पैंडिन्यम्‌ [ पिड- ठन्‌ --ष्यञ््‌, पिण्ड--इन्‌ 
नष्यडा, ] भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना, भिक्षा 
वृत्ति । : 

पेतामह (वि०) (स्त्री ०-ही) [ पितामह-|-अणू ] 1. दादा 
या पितामह से संबंध रखने वाला 2. उत्तराधिकार 
में पितामह से प्राप्त 3. ब्रह्मा से गृहीत, ब्रह्मा से अधि- 
ष्ठित, या ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाला - रघु० १५। 
६०,-हाः (ब० व०) पूर्वपुरखा, बाप दादा । 

पेतामहिक (वि०) (स्त्री०-को) [ पितामह्‌+-ठक्‌ ] 
पितामह से संबन्ध रखने वाला । 

पैतृक (वि०) (स्त्री०-की) [ पितृ] ठड, ] 1. पिता से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. पिता से प्राप्त या आगत, 
पुरखाओं से संबध, पिता की परंपरा से प्राप्त--रघु० 
८1६, १८४०, मनु ० ९१०४, याज्ञ ० २।४७ 3. पितरों 


FA A+ 


~’ 


( ६३५ ) 


के लिए पुनीत,--क्षम मृत पुरखाओं या पितरों के 
सम्मान में अनुष्ठित श्राद्ध । 

पेतृमत्यः [ पितृमती +-ण्य ] 1. अविवाहिता स्त्री का पुत्र 
2. किसी प्रसिद्ध पुरुष का पुत्र (पितृमतः पुत्रः) । 

पैतृष्वसेयः, पेतृत्वश्रीयः [ पितृष्वसृ-!-ढक्‌, छण्‌ वा ] फूफी 
या बुवा का बेटा । 

पैत्त (वि०) (स्त्री०-त्ती), पैत्तिक (वि०) (स्त्री०-की) 
[ पित्त+-अण्‌, ठञ्ञ्‌ बा] पित्तीय, पित्तसंबंधी । 

वेत्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [ पितृ+अण्‌ ] 1. पिता या 
पुरखाओं से संबन्ध रखने वाला, पैतृक, पुश्तैनी 
2. पितरों के लिए पुनीत,--त्रम्‌ तर्जनी और अंगूठे 
का मध्यवर्ती हाथ का भाग (इस अर्थ में 'पैत्र्यम्‌' भी) । 

पेलव (वि०) (स्त्री-वी) [ पीळु--अण्‌ ] पीलु वृक्ष 
की लकड़ी से बना हुआ--मनु० २।४५। 

पल्यम्‌ [ पेशल ष्यव्य_ ] मृदुता, सुशीलता, सुकुमारता । 

पेशाच (वि०) (स्त्री०-ची) [ पिशाच-{-अण्‌ | राक्षसी, 
नारकीय,--चः हिन्दु-धमंशास्त्र में वाणित आठ प्रकार 
के बिवाहों में से आठवां या निम्नतम श्रेणी का विवाह 
(इसमें किसी सोई हुई प्रमत्त या पागल कन्या का, 
उसकी स्वीकृति के बिना उसका कौमारहरण किया 
जाता हु- सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति 
स 'पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽघमः-मनु 
२1३४, याज्ञ० १।६१ 2. एक प्रकांर का राक्षस या 
पिशाच,--ची किसी धामिक संस्कार के अवसर पर 
तैयार किया गया नेवेद्य 2. रात 3. एक प्रकार की 
अंडबंड भाषा जो रंगमंच पर पिशाचो द्वारा बोली 
जाय, प्राकृत भाषा का एक निम्नतम रूप । 

पैज्ञाचिक (वि०) (स्त्रीऽ-की) [ पिशाच--ठक ] नार- 
कीय, राक्षसी । 

वेशुनम्‌, न्यम्‌ [ पिशुनस्य भावः कर्म वा, पिशुन +-ष्यञा्‌ 
वा | 1. चुगली, बदनामी, इधर की उधर लगाना, 
कलंक--मनु० ७।४८, ११।५५, भग० १६।२ 2. बद- 
माशी, ठग्गी 3. दुष्टता, दुर्भावना । 

वेष्ट (वि०) (स्त्री०-ष्टी) [ पिष्ट+-अण्‌ ] आटे का 
या पीठी का बना हुआ । 

पेष्टिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पिष्ट--ठञ्ग्‌ ] आटे या 
पीठी का बना हुआ--कस्‌ 1. कचौड़ेयों का ढेर 
2. अनाज से खींची हुई मदिरा । 

पेष्डी [ पैष्ट--डीष्‌ ] अनाज को सड़ाकर उससे तैयार 
की हुई मदिरा--तु० गौडी । 

पोगंड (वि०) [ पौः शुद्धो गंड एकदेशो यस्य-तारा० ] 
1. बच्चा, अवयस्क, अपूर्ण विकसित 2. कम या विकृत 
अंग वाला 3. विकृत, विरूप,--डः बालक जिसकी 
आय्‌ ५ से सोलह वर्ष के भीतर की हो, तु० 
“अपोगंड' । 


( ६३६ ) 


पोट: | पुट--घव्न_ | घर की नींव । सम०--दलः 1. एक 
प्रकार का नरकुछ 2. कास 3. एक प्रकार की मछली । 

थोक | पृद्‌~-ण्बुलू ] नौकर । 

धोटा [ पुट्‌--अच्‌+-टाप्‌ | 1, मरदावी स्त्री, पुरुषों की 
भाँति दाढ़ी वाली स्त्री 2. हिजड़ा, उभयलिंगी 
. नौकरानी । 

घोडी [ पोट--डीष्‌ | स्थूलकाय मगरमच्छ । 

पॉटुलिका, पोट्टली [ पोटली +-कन्‌)-टाष्‌, हुस्व, पोट 
ली +-ङ डीप्‌, पृषो ० | पोटली, पुलिंदा, गठरी । 

शेत: [ पू+तन | 1, किसी भौ जानवर का बच्चा, पशु- 
शावक, बछेड़ा, अश्वशावक आदि--पिब स्तन्यं पोत 
--भामि० ११६१, मृगपोतः, करिपोतः आदि, बीरपोतः 
नया योद्धा - उत्तर० ५३ 2. दस बरस का हाथी 3. 
जहाज, बेड़ा, किरती पोतो दुस्तरवारिराशितरणे 

हि० २।१६५, मनु ७1३२ 4. वस्त्र, कपड़ा 5 

पौधे का अंकुर 6. घर बनाने की जगह । सम० 
-- आच्छादनम्‌ तंतू. .- आधानम्‌ छोटी-छोटी मछलियों 
का झुण्ड, -- धारिन्‌ (पुं०) जहाज का स्वामी, भंगः 
जहाज का टूट जाना,--रक्षः किर्ती या नाव का चष्पू 
या डांड--वणिज्‌ (पुं०) व्यापारी जो समुद्र से आ 
जाकर व्यापार करे, घाहः-- खिवेया, नाविक । 


गोलकः [ पोत +कन्‌ } 1. पशुशावक 2. छोटा पौधा 3. घर 
बनाने के निमित्त भूखण्ड । 

वोतासः [ पोत +-अस्‌-+-अच्‌ ] एक प्रकार का कपूर । 

पेतु (पुं) [पु तन्‌ | यज्ञ में कार्यं कराने वाले सोलह 
ऋत्विजों में से एक (त्रा नामक ऋत्विज का 
सहायक) । 

पोल्या [ पोत+य~+-टाप्‌ ] नौकाओं का बेड़ा । 

चोत्रम्‌ [ पू+-ष्ट्न्‌ | 1. सूअर की थूथन 2. नौका, जहाज 
3. हल का फलका 4. बज्न 5. वस्त्र 6. पोतु का पद । 
सम०-- आयुधः सूअर, वराह । 

पोत्रिन्‌ (१०) | पोत्र+-इनि | सूअर, वराह । 

पोलः | पुलू:-ण ] 1. ढेर 2. राशि, विस्तार । 

पोलिका, पोली [ पोली -कन्‌--टाप्‌, ह्वस्वः, पोल-- 
डीप्‌ | एक प्रकार की पूरी (गहुँ की बनी हुई) 

पोलिदः [ पोतस्य अलिन्द इव - पृषो० ] जहाज का 
मस्तूल । 

पोषः [पुष्‌ -+- घञ] 1. पोषण, संपालन, संधारण 2. पुष्टि 

संवर्धन, प्रगति 3. समृद्धि, प्राचुर्यं, बाहुल्य । 

पोबणस्‌ | पुप्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌ ] पोसना, (छाती का) दूध 
पिलाना, पालना, संधारण करना । 

पोषयित्नु: | पुष्‌ + णिच्‌ ‡-इत्वुंच्‌ | कोयल । 

पोषित (वि०) | पुष्‌ +णिच्‌--तृच्‌ ] दूध पिला कर 
पालने वाला, पालन-पोषण करने वाछा--(पुं०) 
परवरिश करने वाला, दूध पिलाने वाला । 


पोषिन्‌, पोष्ट (वि०) [ पुष्‌+-णिमि, तृच्‌ च] दूध 
पिलाने वाला, पालन-पोषण करने वाला-- (पुं०) 
पालक, पोषक, रक्षक । 
पोष्य (वि०) [ पुष्‌+-प्यत्‌ ] 1. खिलाये जाने के योग्य, 
पालन-पोषण किये जाने योग्य, संपाळनीय 2. सुपालित 
फलता-फूलता, समृद्ध । सम०-पुन्नः,--सुतः गोद लिया 
हुआ पुत्र, वर्गः ऐसे संबंधियों का समूह जो पालन 
पोषण तथा रक्षा किये जामे के योग्य हो । 
पौंश्चलीय (यि०) (स्त्री० श्री) [ पुंश्चली--छण ] 
वेईयाओं से संबंध रखने वाला । 
पौंश्चल्यम्‌ [ पुंश्चली +ष्यडा ] वेश्यापन, कुलटापन 


मनु ९१५। 
पौंसवनम्‌ [ पुंसवन-/-अण्‌ ] दे० 'पुंसवन' । 
(वि०) (स्त्री०-- स्नी) [ पृंस्‌--स्तञ्‌) 1. पुरु- 


षोचित --भट्टि० ५९१ 2. मर्दाना, पौरुषेय, --स्नम्‌ 
मर्दानगी, पौरुष । 

पौगंड (वि०) (स्त्री० - डी | पोडंग--अण्‌ ] बालोचित, 
--डम्‌ बचपन, बाल्यावस्था (५ से १६ वर्ष तक की 
आयु) । 

पौंड: [ पड्‌+-अण्‌ ] 1. एक देश का नाम 2. उस देश का 
राजा, या निवासी 3. एक प्रकार का गन्ना 4. संप्र- 
दायबोधक तिलक 5. भीम के शंख का नाम--पौंडू 
दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः--भग० १1१५ । 

पौंड़कः [ प्‌ंड्‌+-कन्‌ ] 1. गन्ने (ईख) का एक भेद 2 
(रस पका कर गुड़ बनाने वालों की) वर्णसंकर जातिं 
"तुर मन० १०1४४ ] 

पौंडिक: | पुंड्‌{-ठक्‌ ] एक प्रकार का गन्ना (ईख) पौंडा । 

पौंतवम्‌ [==यौतव पृषो० ] एक तोल । 

पौत्तिकम्‌ [ पूतिक अणू | (पीले रंग का) एक प्रकार का 
शहद ! 

पौत्र (वि०) (स्त्री० त्री) [ पृत्रस्यापत्यम्‌-- अण्‌ ] पुत्र से 
प्राप्त या संबद्ध,--त्रः पोता, पुत्र का बेंटा,-त्री पोती 
पुत्र की बेटी । 

पौत्रिकेयः [ पुत्रिका--ढक्‌ ] लड़की का पुत्र जो अपने 
नाता का वंश चलाय । 

पौनः पुनिक (वि०) (स्त्री०-की) [पुनः पुनःन-ठजा, 
टिलोपः ] बार २ दोहराया गया, बार २ होने वाला । 

पौनः पुन्यम्‌ | पुनः पुनः-+ष्यव्य_] बार बार आवृत्ति 
लगातार दोहराया जाना । 

पौनरुक्तम्‌, पौनरुक्त्यम्‌ | पुनरक्त--अणू, ष्यञ्‌ च] 
--आवृत्ति,--अतिप्रियोऽसीति पौनरुक्त्यम्‌ --का० 
२१७, रघु० १२।४० 2. आधिक्य, अनावश्यकता, 
निरर्थकता --अभिव्यक्तायां चंद्रिकायां कि दीपिका- 
पौनरुक्तचेन -विक्रम० ३ । 

पौनर्भव (वि०) [ पुनर्भू +अञ्ग्‌ ] 1. जिसने दूसरे पति 


( ६२७ ) 


से विवाह कर लिया है ऐसी विधवा से संबंध रखने 
वाला 2. दोहराया हुआ,--वः 1. पुनविवाहिता विधवा 
का पुत्र, प्राचीन हिन्दु-धर्मशास्त्र मे स्वीकृत बारह पुत्रों 
में से एक--माज्ञ० २१३०, मनु० ३।१५५ 2. स्त्री 
का दुसरा पति - मनु० ९।१७६। 

पौर (वि०) (स्त्री-री) [पुर+अण्‌ ] किसी नगर 
या शहर से संबंध रखने वाला--रः शहरी, नागरिक 
(विप० जानपद) कु० ६।४१ सेघ० २७, रघु० 
२।१०,७४, १२1३, १६।९ । सम० - अंगना --योषित्‌ 
[स्त्री>), - स्त्री नगर में रहने वाली स्त्री, जानपद 
(वि०) शहर या नगर से संबंध रखने वाला (ब. व. 
--दाः) ` नागरिक और ग्रामीण, शहरी और देहाती 
“कथं दुर्जना: पौर जानपदाः-उत्तर° १, 
प्रमुख नागरिक, उपनगरपाल । 

पौरकम्‌ [ पौर+-के-$क ] 1. घर के निकट बगीचा 
2. नगर के निकट उद्यान । 

पौरंदर (वि०) (स्त्री०-री) | पुरंदर~-अण्‌ ] इन्द्र से 
प्त, इन्द्र संबंधी, इन्द्र के लिए पुनीत,--- रम्‌ ज्येष्ठा 
नक्षत्र । 

पौरव (बि०) (स्त्री०-बी) [ पुरु--अण्‌ ] पुरु के वंश में 
उत्पन्न, -बः पुरु की सन्तान, पुरुवंशी--श० ५, 
2. भारत के उत्तर में स्थित एक देश तथा उसके 
नागरिक 3. उस प्रदेश का निवासी या राजा । 

पौरदीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ पौरव-+-छ | पौरवों का 
अक्त । 

पौरस्त्य (घि) [ पुरस्‌+-त्यक्‌ ] 1 orm 
बा सुखयति मरुत्‌ साघृसंवाहनाभिः-मा० ९२५ 
गीरस्त्यझंझामरुत - ९।१७, रघु० ४।३४ 2, प्रमुख 
2. पहला, प्रथम, पूर्वेवर्ती । . 

पौराण (वि०) (स्त्री०-णी) [ प्रुराण--अण्‌ ] 1. भूत 
काल का, प्राचीन, अतीत काल का 2. प्राक्कालीन 
3. पुराणों से संबंध रखने वाला या उनसे प्राप्त । 

पौराणिक (वि०) (स्त्री ०-की) | पुराण--ठक्‌ ] 1. भूत 
काळ का, प्राचीन 2. पुराणों से संबद्ध या उनसे प्राप्त 
3. अतीत काल के उपाख्यानों का ज्ञाता, -कः पुराणों 
का सुविज्ञ ब्राह्मण, पुराणों का पाठक (जनसाधारण 
में बैठ कर) 2. पुराणविद्‌, पौराणिक कथा जानने 
बाला व्यक्ति । 

पौरुष (वि०) (स्त्री-वी) | पुरुष--अण्‌ | । पुरुष संबंधी 
मानदी 2. मर्दाना, पुर्वोचित,--षः एक मनुष्य के 
हारा ढोयें जाने योग्य बोझा, षी स्त्री - षम्‌ 
मानवी कृत्य, मनुष्य का काम, चेष्टा, प्रयत्न 

धिग्थिग्वृया पौरुषम्‌ भर्तु० २८८, दैवं निहत्य कुरु 

पौरुषमात्मदाकतथा --पंच० १ 2. शौर्य, विक्रम, 
वीरता, मर्दानगी, साहस-पौरुषभूषणः-रधु० १५२८ 


८1२८ 3. पुरुषत्व--भग० ७८ 4. वीर्य, शुक्र 
5. पुरुष की जननेन्द्रिय, लिंग 6. मनुष्य की पूरी 
ऊँचाई, खुली हुई अंगुलियों समेत अपने दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर जितनी ऊँचाई तक मनुष्य पहुँचे 
7. धूपघड़ी । 

पौरुषेय (वि०) (स्त्री०-यी) [पुरुष +-ढज्न, | 1. मनुष्य से 
प्राप्त, मनुष्य कृत, मनुष्य द्वारा स्थापित या प्रवतित 
यथा-अपौरुषेया वैं वेदाः 2. मर्दाना, पुरुषोचित 
3. आध्यात्मिक,--यः 1. मनुष्यवध 2. मनुष्यों की 
भीड़ 3. रोजनदारी पर काम करने वाला श्रमिक, 
कमेरा 4. मानवी काम, मनुष्य का कार्य । 

पौरुष्यम्‌ [ पुरुष -|-ष्यडा, ] मर्दानगी, साहस, शौर्यं । 

पौरोगवः [पुरोऽग्ेगौः नेत्रं यस्य पुरोगु+-अण्‌ ] राज भवन 
का अधीक्षक, विशेषतः राजा की रसोई का । 

पौरोभाग्यम्‌ [ पुरोभागिन्‌ +-ष्यञ्य , अन्य लोपः, वृद्धिः ] 1 
छिट्रान्वेषण, दोषदर्शन--प्रियोपभोग चिल्लेषु पीरोः 
भाग्यमिवाचरन्‌-रघु० १२।२२ 2. बुर्भावना, ईर्ष्या 


डाह । 

पौरोहित्यम्‌ [ पुरोहित --ष्यव्न्‌ ] कुलपुरोहित का पद, 
पुरोहिताई । 

पौर्णमास (वि०) (स्त्री०-सी) [ पूर्णमासी +-अण्‌ ] पुणिमा 
से संबंध रखने वाला, सः अग्निहोत्री द्वारा पुणिमा के 
दिन अनुष्ठित संस्कार । 

पौर्णमासी, पोणंमी [ पौर्णमास-+-डीप्‌, पूर्ण+-मा--क 
न-अणू+-डीप्‌ ] पूर्णिमा, पूर्णमासी । 

पौणंमात्यम्‌ [ पौणेमासी -यत्‌ बा०] पूणिमा के दिन 
किया जाने वाला यज्ञ । 

पौणिमा [फूणिमा-+-अण्‌+टाप्‌] पूर्णमासी का दिन । 

पौतिक (वि०) (स्त्री०-की) [पूतं ‡-ठक्‌] पुण्यप्रद धर्मार्थ- 
कार्यो से संबंध रखने वाला--मनु० ३।१७८, ४।२२७। 

पौर्ब (वि०) ( स्त्री०-वी ) [ पूर्व अण्‌ ] 1. भूतकाल 
संबंधी, 2. पूर्व दिशा से संबंध रखने वाला, पूर्वी । 

पौबंदे (दे) हिक (वि०) (स्त्री०-की) [पूवंदेह+-ठक्‌] 
पूर्वजन्म संबंधी, पहले जन्म में किया हुआ, पूर्वजन्म- 
कृत--भय० ६।४३, याज्ञ० १३४८ । 

यौर्वपदिक (वि०) (स्त्री०-की) [पूर्वपद -- ठञ्‌] समास 
के प्रथम पद से संबंध रखने बाला । 

पौर्वापर्येम्‌ [पूर्वापर+-ष्यञ्ग,] 1. पहले का और बाद का 
संबंध, पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती का संबंध 2. उचित 
क्रम, अनुक्रम, सातत्य । 

पौर्वाह्हिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [पूर्वाह्हृ-+ठञ्ग] दोपहर 

पूर्वकाल से संबंध रखने वाला, मध्याह्न पूर्व संबंधी 

पौविक (वि०) (स्त्री०-की) [पू्व॑-+-ठव्म | 1. पहला, 
पूर्वकालीन, पहले का 2. पतृक 3. पुराना, प्राचीन । 

पौलस्त्यः [पुलस्तेः अपत्यम्‌--पुलास्ति-यञ््‌] रावण का 


( ६३८ ) 


विशेषण--पौलस्त्य: कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञात- 
वानू--पच० रोड, रघु० ४८०, १०५, १२।७२ 
2. कुबेर का विशेषण 3. विभीषण का विशेषण 
4. चन्द्रमा । 

पौलिः (पुं, स्त्री०) पौली (स्त्री० ) [पुल +-ण, पोलेन 
निवृत्त:--पोल--इन्न , पौलि--डीप्‌] एक प्रकार 
की पूरी । 

पौलोमी | पुलोमन्‌ +-अण्‌, अनो लोपः, पौलोम +ङीप्‌ ] 


शची, पुलोभा की पुत्री, इन्द्र की पत्नी--आशीरन्या | 


न ते युक्ता पौलोम्या सदृशी भव--श० ७।२८। 
सम०--संभवः जयन्त का विशेषण । 

पौषः [पौषी --अण्‌] एक चांद्रमास का नाम ग्रिसनें चन्द्रमा 
पुष्य नक्षत्र में रहता हं (दिसम्बरःजनवरी में आने 
वाला मास),--बी पौष मास में आने वाली पूर्णिमा, 
रघु १८३५ ] 

योष्कर,-रक, (स्त्री०-री,-की) पुष्कर +अणू, पौष्कर 
ज-कन्‌] नील कमल से संबंध रखने वाळा | 

फौष्करिणी [ पुष्कराणां समूह:--पौष्कर--इनि--डीपू ] 
कमलो से भरा हुआ सरोवर, सरोवर । 

पोष्कल: [पुष्करू-|-अण्‌] अनाज का एक भेद । 

पौष्कल्यम्‌ [पुष्कल -|-ष्यका ] 1. परिपक्वता, पुर्ण विकास, 
पूरी वृद्धि 2. बाहुल्य । 

पौष्टिक (वि०) (स्त्री०-की) [एष्टि+ठञ्‌] 1. वृद्धि 
करने वाला, कल्याण कारक 2. पोषण करने वाला, 
पोषक, पुष्टिकारक, बलवर्धक । 

ैष्णमू | पुषादेवता अस्य--पूपन्‌ --अणू, उपधालोपः | 
रेवती नक्षत्र । 

पौव् (वि०) (स्त्री०-प्पी) 
या फुलों से प्राप्त, पुष्पमय, 
पुत्र नगर, पटना 2. ( 
प्रकार की) शराब । 

प्या (अव्य०) [प्याय्‌ +-डाटि (बा०)] हो, अहो आदि 
अव्यय जो बुलाने या पुकारने के लिए व्यवहृत होते 
छ्‌ । 

प्याय्‌ (म्वाण्ञा०--प्यायते, प्यान या पीत) फूलना, 
मोटा होना, बढ़ना --- दे० नीचे “प्यै' । 

प्यायवभ्‌ [प्याय्‌ उ-ल्युट्‌] वर्धन, वृद्धि । 

प्यायित (वि०) [प्याय्‌ +-क्त] 1. वधित, बृद्धि को प्राप्त 
2. जो मोटा हो गया हो 3. विश्रान्त, सशक्त किया 
हआ । 

म्ये { स्वा आ० - प्यायते, पीन ) 
प्राप्त होना, मोटा होना भट्टि ६३३ 2. पुष्कल 
होना, समृद्ध --प्रे र० प्याययति-ते 1. बढ़ाना 2. बड़ा 
करना, मोटा बनाना सुखी करना--मनु० ९।३१४ 
2. तृप्त करना, इच्छानुसार संतुष्ट करना । 


[बुष्प+- अण्‌] संबंधी 
दुत, --ध्पो bree 
फूलों से तैयार की गई एक 


1. बढ़ना, वृद्धि को | 


प्र (अव्य०) [प्रथ्‌+-ड]. 1. घातुओं के पुर्वे उपसर्ग के रूप 
में लग कर इसका अर्थ हुँ--आगे' आगे का? सामने? 
आगे की ओर? 'पहरे' दूर यथा प्रगम्‌, प्रस्था, 
अचुर, प्रया आदि 2. विशेषणों के पूर्व छग कर इसका 
अथ हे--बहुत' “बहुत अधिक? "अत्यंत! आदि-- 
प्रकृष्ट, प्रमत्त आदि, दे आगे 3. संज्ञाओं (चाहे 
घातुओं से बने हो) के पुरव लग कर गण० के अनुसार 
इसके निम्नांकित अथं होते है-- (क) आरंभ, उपक्रम 
यथा प्रयाणम्‌, प्रस्थानम्‌ प्राह (ख) "लम्बाई यथा 
्रवालमूषिक (ग) शक्ति यथा प्रभु (घ) तीब्रता, 
आधिक्य यथा प्रवाद, प्रकषं, प्रच्छाय, प्रगुण (ङ) स्रोत 
या मूल यथा प्रभव, प्रपौत्र (च) पूति, पूर्णता, तृप्ति 
यथा प्रभुक्तमञ्तम्‌ (छ) अभाव, वियोग, अनस्तित्व 
यथा प्रोषिता, प्रपणे वृक्ष: (ज) अतिरिक्त यथा ज्ञु 
(झ) श्रेष्ठता यथा प्राचायः (डा) पवित्रता यथा 
प्रसन्नं जलम्‌ (ट) अभिलाषा यथा प्रार्थना (ठ) विराम 
यथा प्रशम (ड) सम्मान आदर यथा प्रांजलिः (जो 
सादर हाथ जोड़ता हु) (ढ) प्रमुखता यथा प्रणस, 
प्रवाल । 


प्रकट (वि०) [प्र+-कट्‌ +-अच्‌] 1. स्पष्ट, साफ, जाहिर, 
प्रतीयमान, प्रत्यक्ष 2. बेपरदा, खुला हुआ 3. दृश्यमान, 
-"टम्‌ (अव्य०) साफ तौर से, प्रत्यक्षतः, सार्वजनिक 


रूप से, स्पष्ट रूप से (प्रकटी कु व्यक्त करना, खोलना, 


~ प्रदर्शन करना, प्रकटी भू व्यक्त होना, जाहिर होना) । 


सम ०--प्रोतिवर्धः शिव का विशेषण । 

प्रकटनम्‌ [प्र+-कट्‌+ल्युट्‌] व्यक्त होने की क्रिया, 
खोलना, उघाइ देना । 

प्रकटित (भू० क० कृ०) [प्रकट्‌-- क्त] 1. व्यक्त, प्रदशित, 
अनावृत 2. सावंजनिक रूप से प्रदर्शित 3. जाहिर । 

प्रकंपः [प्र+-कम्प्‌+-घञ्ञ्‌ ] कांपना, हिलना, थरथराना, 
प्रचंड थरथरी या (भूकम्प के) धक्के -- बाला चाहं 
मनसिजवशात्‌ प्राप्तगाढप्रकंपा--सुभा०, सशिरः 
प्रकंपम्‌-शि० १३।४२। 

परकम्पन (वि०) [प्र+-कम्पू ‡-ल्युट्‌] हिलाने बाला,--नः 
1. हवा, प्रचंड वायू, आंधी का झोका --प्रकम्पनेनानु- 
चकम्पिरे सुराः--शि० १।६१, १४।४३ 2. नरक का 
नाम,--नम्‌ अत्यधिक या प्रचंड कंपकपी, जोरदार 
थरथरी । 

अकरः [प्र+-क (क्‌) +अप्‌] ढेर, समुच्चय, मात्रा, संग्रह 
-मुक्ताफलप्रकरभाँजि गुहागृहाणि--शि० ५1१२, 
बाष्पप्रकर कळूषां दृष्टिम्‌ --श० ६१४, रघु० ९५६, 
ह° ५६८ 2. गुलदस्ता, पुष्पचय 3. मदद, सहायता, 
मित्रता 4. रिबाज, प्रचलन 5. आदर 6. सतीत्वहरण, 
अपहरण,---रम्‌ अगर को लकड़ी । 

प्रकरणम्‌ [प्र+-कृ+ल्युट्‌] 1. निरूपण करना, व्याख्या 


( ६३९ ) 


करना, विचारविमर्श करना 2. विषय, प्रसंग, विभाग, 
(चित्रण का) विषय --कतमत्यकरणमाश्चित्य--श० 
१ 3. अनुभाग, पाठ, परिच्छेद आदि किसी कृति का 
छोटा प्रभाग 4. मौका, अवसर 5. मामला, बात 6. 
प्रस्तावना, आमुख 7. नाटक का एकं भेद जिसकी 
कथावस्तु कृत्रिम हो जैसा कि मृच्छकटिक, मालती- 
माधव, पुष्पनूषित आदि । सा० द० कार द्वारा दी 
गई परिभाषा--भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिक कवि- 
कल्पितम्‌, श्वुगारोंऽगी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा 
वणिक्‌, सापायवर्मकामार्व परो घीरप्रञ्ांतकः ५११। 

प्रकरणिका, प्रकरणी [प्रकरणी +-कन्‌+-टापू, ह्रस्वः, 
प्रकरण --डीपू | एक नाटक जो प्रकरण के लक्षणों से 
ही युक्त हो । सा० द० कार उस परिभाषा इस प्रकार 
करता है-नाटिकेव प्रकरणिका सार्थवाहा- दिनायिका, 
समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ५५४। 

प्रकरिका [प्रकरो+-कन्‌+-टाप्‌, हुस्वः] एक प्रकार का 
विष्कंभ या उपकथा जो नाटक में आगे वाली घटना 
को बतलाने के लिए सम्मिलित कर दी जाय । 

प्रकरी [प्रकर--डीष्‌ | एक प्रकार का विष्कंभ या उपकथा 
जो नाटक में आगे आने वाली घटना को बतलाने 
के लिए सम्मिलित कर दी जाय 2. नटों की पोशाक 
3. रंगस्थली 4. चौराहा 5. एक प्रकार का गीत । 

प्रकर्ष: [प्र +-कृष्‌ +-घ ञ्ञ]... श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोपरिता 
“वपु: प्रकर्षादजयदुगुरुं रघु:--रघु० ३1३४, वर्ण 
प्रकर्षे सति--कु० ३।२८ 2. तीब्रता, प्रबलता, 
आधिक्य--प्रकर्षगतेन शोकसंतानेन ---उत्तर ३ 
3. सामर्थ्य, शक्ति 4. निरपेक्षता 5. लम्बाई, विस्तार 
प्र कर्षेण प्रकर्षात्‌ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयक्त 
होकर 'अत्यंत' अधिकता के साथ' या 'उत्कृष्टता के 
साथ' अर्थ प्रकट करते हूँ) । 

प्रकर्षणम्‌ [प्र ]-कष्‌ --ल्यूट | 1. खींचने की क्रिया, आकर्षण 
2. हल चलाना 3. अवधि, लंबाई, विस्तार 4. श्रेष्ठता 
सर्वोपरिता 5. ध्यान हटाना । 

प्रकला [प्रा० स०] अत्यन्त सुक्ष्म अंश । 

प्रकल्पना [प्र +-क्लप्‌ --णिच्‌ पेयुच्‌--टाप्‌| स्थिर करना, 
निश्‍चयन, नियत करना--मनु० ८२११ । 

अकल्पित (भू? क० क्ृ०) [प्र +क्लृप्‌+णिच्‌+-क्त] 1. 
बनाया हुआ, कृत, निमित 2. निश्चत किया हुआ, 
नियत किया हुआ, --ता एक प्रकार की पहेली । 

अकांडः, --डम्‌ [प्रक्ृष्ट: कांड:--प्रा० स०] 1. वृक्ष का 
तना जड़ से शाखाओं तक--शि० ९१४५ 2. शाखा, 
किसल्य 3. (समास के अंत में) कोई भी श्रेष्ठ या 
प्रमुख प्रकार का पदार्थ -करूप्रकांडड्रितयेन तस्याः 
न° ७९ 3. क्षत्र प्रकांड:--महावी० ४ ३५ 
५४८4. भुजा का ऊपरी भाग ! 


म | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकांडकः [प्रकाण्ड--कन्‌ | दे० 'प्रकाण्ड' । 

प्रकांडरः [प्रकाण्ड--रा--क] वृक्ष, पेड़ । 

| प्रकास (वि०) प्रा? स०] 1. श्युंगारप्रिय 2. अत्यन्त, 
अति, मनभर कर, सानन्द--प्रकाम विस्तर--रघु० 
२1११, प्रकामा लोकनीयताम्‌ कु० २1२४,--मः इच्छा, 
आनन्द, संतोष --मम्‌ (अव्य०) 1. अत्यधिक, अत्यंत 
--जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌ (अन्तरात्मा), श० 
४1२१, रघु० ६४४, मृच्छ० ५।२५ 3. पर्याष्तरूप 
से, मन भर कर, इच्छानुकूल 3. स्वेच्छापूर्वक, मन 
से! सम०--भुज्‌ (वि०) अघा कर खाने वाला, 
मन भर कर खाने वाला--रधु० १६६ । 

प्रकार: [प्र+-क--घज्म | 1. ढंग, रीति, तरीका, शैली 
--केः प्रकारः किमेतत्‌ --मा० ५।२० 2. किस्म, 
जिन्स, भेद, जाति (प्रायः समास में प्रयुक्त) बहुप्रकार 
विविध प्रकार का, त्रिप्रकार, नाना? आदि 3. समरूपता 
4. विशेषता, विशिष्ट गुण । 


प्रकाश (वि०) [प्र+-काश्‌+-अच्‌] 1. चमकीला, चमकने 
वाला, उज्ज्वल-- प्रकाशरचाप्रकाशस्च लोकालोक 
इवाचल: - -रघु० १।६८, ५१२ 2. साफ, स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष -शि० १२।५६, भग० ७।२५ ॐ. विशद, 
प्रांजल -कि० १४४ 4. विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
माना हुआ--रघु० ३।४८ 3. खुला, सार्वजनिक 
6. वृक्षादि काट कर साफ किया हुआ स्थान, खुली 
जगह -रघु० ४३१ 7. खिला हुआ, विस्तारित 
8. (समास के अन्त में) (के) समान दिखाई देने 
वाला, सदृश, मिलता-जुलता, --क्षः 1. दीप्ति, कान्ति, 
आभा, उज्ज्वलता 2. (आलं०) प्रकाशन, स्पष्टीक रण, 
व्याख्या करना (प्रायः पुस्तकों के नामों के अन्त में) 
काव्य प्रकाश, भाव प्रकाश, तर्क प्रकाश आदि 3. घूप 
4. प्रदर्शन, स्पष्टीकरण -शि० ९।५ 5. कीति, ख्याति, 
प्रसिद्ध, यश 6. विस्तार, प्रसार 7. खुली जगह, खुली 
हुवा ` प्रकाशं निर्गेतोऽवलोकयामि--श० ४ 8. सुनहरी 
शीशा 9. (पुस्तक का) अध्याय, परिच्छेद या अनुभाग 
~ म्‌ (अव्य०) 1. खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से 
"प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो घनम्‌--याज्ञ० 
२।५६, मनु० ८१९३ ९।२२८ 2. ऊँचे स्वर से, प्रकट 
होकर, (रंगमंच के अनुदेश के रूप में नाटकों में 
प्रयुक्त --विप० आत्मगतम्‌) । सम०-- आत्मक 
(वि०) चमकीला, उजला,--आत्मन्‌ (वि०) उज्ज्वल, 
चमकदार (पूं) शिव का विशेषण 2. सूयं--इतर 
(वि०) जो दिखाई न दे, अदृश्य, --क्रपः खुल्लमखुल्ला 
खुरीदना,-नारी वारांगना, रंडी, वेश्या--अलं चतुः- 
शाल मिमं प्रवेश्य प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌ -मृच्छ ० 
३।७। 

प्रकाशक (वि०) (स्त्री०--शिका) [प्र+काश्‌+णिच्‌ 


( ६४० ) 


ण्वुल्‌ | 1. प्रकट करने वाला, खोजने वाला, उघाडने 
वाला, सूचित करने वाला, बतलाने वाला, प्रदर्शित 
करने वाला 2. अभिव्यक्त करने वाला, संकेत करने 
वाला 3. व्याख्या करने वाला 4. उजला, चमकीला, 
उज्ज्वल 5. माना हुआ, प्रसिद्ध, विख्यात,--कः 1. सूर्य 
2. खोजी 3. प्रकाशित करने वाला! सम०-- ज्ञात 
(पं) मुर्गा । 

प्रकाशन (वि०) [प्र+काश्‌ +णिच्‌ +ल्युट्‌] रोशनी करने 
वाला, विख्यात करने वाला,--नम्‌ 1. जतलाना, प्रकट 
करना, प्रकाश में लाना, उघाड़ना 2. प्रदर्शन, स्पष्टी- 
करण 3. रोशनी करना, चमकाना, उजला करना, 
नः विष्णु । 

प्रकाशित (भू०क०क०) [प्र+-काश्‌--णिच्‌--क्त ]!. प्रकट 
किया गया, स्पष्ट किया गया, प्रदशित, प्रकटीकृत 
2. छापा गया --प्रणीतो न तु प्रकाशित:--उत्तर० ४ 
3. रोशन किया गया, चमकाया गया, ज्योतिर्मान 
किया गया 4. जो दिखलाई दे, दृश्य, स्पष्ट, प्रकट । 

प्रकाशिन्‌ (वि०) [प्रकाश--इनि] साफ, उजला, चमकदार 
आदि । 

प्रकिरणम्‌ [प्रन-कृ--ल्युट इघर 
छितराना । 9 

प्रकीर्ण (भू क० कृ०) [प्रस-कृ--क्त] 1. इधर उधर 
बिखरा हुआ, छितराया हुआ, खिडाया हुआ, तितर 
वितर किथा हुआ-प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयो- 
रंजलरियम्‌ वेणी० १।१ 2. फैलाया हुआ, प्रकाशित, 
उद्धोषित 3. लहराया हुआ--लहराता हुआ--शि० 
१२।१७ 4. विपर्यस्त, शिथिल, अस्तव्वश्त 5. अव्य- 
वस्थित, असंबद्ध बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभि- 
घीयते--शि० २।६३ 6. क्षुब्ध, उत्तेजित 7. विविध, 
मिश्चित - - जैसा कि भट्टिकाव्य का प्रकीणेकांड,---र्णस्‌ 
1. नाना-संग्रह, फुटकर संग्रह 2. फुटकर नियमों के 
संग्रह का एक अध्याय । 

प्रकीर्णक (वि०) [प्रकीर्ण +-कन्‌] इधर उधर बिखरे हुए, 
छितरे हुए,.--कः,- कम्‌ चंवर, मोरछल शि० 
१२।१७, --कः घोड़ा,---कम्‌ 1. नाना संग्रह्‌, फुटकर 
वस्तुओं का संग्रह 2. विविध विषयों का अध्याय । 

प्रकीर्तनम्‌ [प्र +- कृ +-ल्युट्‌] 1. उद्घोषण, घोषणा 2. प्रशंसा 
कडुना, स्तुति करना, इलाघा करना । 

अकीतिः (स्त्री) [प्रा० स०] 1. प्रसिद्धि, प्रशंसा 2. यश, 
ख्याति 3. घोषणा । 

प्रकुचः [प्र य-कुञ्च्‌ ‡-घञ्ञ्‌] धारिता का विशेष माप । 

प्रकुपित (भू० क० कृ०) [प्र+-कुष्‌+-क्त] 1. अतिक्रुद्ध, 
कोपाविष्ट, रुष्ट 2. उत्तेजित । 

प्रकुलम्‌ [प्र कुल्‌ -+-क | सुन्दर शरीर, सुडौल काथा । 

प्रकूष्मांडी [प्रा ब० - डीष्‌] दुर्गा का विञ्वेषण । 


उधर बिखेरना, 


प्रकृत (भू० क० कृ०) | प्रस-कृ--क्त ] 1. निष्पन्न, पूरा 
किया हुआ 2. आरंभ किया हुआ, शुरु किया हुआ 
3. नियुक्त किया हुआ, जिसे कार्य भार संभाला जा 
चूका 4. असली, वास्तविक 5. चर्चा का विषय, 
विचारणीय» विषय, प्रस्तुत विषय (अळंकारग्रंथों में 
“उपमेय” के लिए बहुधा प्रयुक्त) संभावनमथोत्रेक्षा 
प्रकृतस्य समेन यत्‌ काब्य» १० 6. महत्त्वपूर्ण, 
मनोरंजक,-तम्‌ मूलविषय, प्रस्तुत विषय, यातु 
किमनेन प्रकृतमेव अनुसरामः। सम०-- अर्थं (वि०) 
मूल अर्थ को रखने वाला (--र्थः) मूल अर्थ । 

प्रकृतिः (स्त्री०) [प्रस कृ+-क्तिन्‌ ] 1. किसी वस्तु की 
नैसगिक स्थिति, माया, जड़जगत्‌, स्वाभाविक रूप 
(बिप० विकृति जो या तो परिवतंन हे या कार्य) 
परकृत्या यद्वक्रम्‌ -श० १।९,. उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ 
शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य--रघु० ५।५४, मरणं 
प्रकृति: शरीरिणां विकृतिजीवितमुच्यते बुधे:---रघु० 
८८७, जपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकृतिसापन्न:--श० २, 
(उन्होंने फिर अपना सामान्य स्वभाव धारण कर 
लिया हे) प्रकृतिमापद्‌, प्रकृतिप्रतिपद्‌, प्रकृतौ स्था 
होश में आना, अपना चैतन्य फिर प्राप्त करना 
2. नैसगिक स्वभाव, मिजाज, स्वभाव, आदत, (मान- 
सिक) रचना, वृत्ति--प्रकृतिकृपण, प्रकृतिसिद्धि-- दे० 
नी० 3. बनावट, रूप, आकृति महानुभावप्रकृतिः 
--मा० १ 4. वंशानुक्रम, वंशपरंपरा--मृच्छ० ७ 
5. मूल, स्रोत, मौलिक या भौतिक कारण, उपादान- 
कारण-- प्रक्रतिशचोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम्‌ 
शारी० (ब्रह्म १४२३ पर की गई चर्चा का पूरा 
विवरण देखिये) यामाहुः सर्वभूतप्रक्ृतिरिति- ० 
११ 6 (सांख्य में) प्रकृति (पुरुष से विभिन्न) 
= भौतिक सृष्टि का मूलखोत जिसमें तीन (सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌) प्रधान गुण सन्निविष्ट है 7. (व्या० 
में०) मूरास या शब्द (प्रातिपदिक) जिसमें लकार 
और कारकों के प्रत्यय लगाए जाते हैं 8. आदर्श, 
नमूना, मानक (विशेषतः कर्मकाण्ड की पुस्तकों में 
9. स्त्री 10. सृष्टि रचना में परमात्मा की मूर्त इच्छा 
(इसी को “माया” या मरीचिका कहते हँ) भग० ९। 
१० 11 स्त्री या पुरुष की जननेन्द्रिय, योनि, लिङ्ग 
12. माता, (ब० व०) 1. राजा के मन्त्री, मन्त्रिपरि- 
षद्‌, मन्त्रालय--रघु० १२।१२, पंच० १।४८, ३०१ 
2. (राजा की) प्रजा--प्रव्ेतां प्रकृतिहिताय पाथिवः 
--श० ७।३५, नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुम्‌ -रघु० टा 
१८, १० 3. राज्य के संविधायी सात तत्त्व था अंग 
अर्थात्‌ १. राजा २. मन्त्री ३. मित्रराष्ट्र ४.को ष 
५. सेना, ६. प्रदेश ७. गढ़ आदि ८. नगरपालिका या 
निगम (यह भी कभी-कभी उपयुक्त सातों के साथ 


( ६४१ ) 


जोड़ दिया जाता हैं)--स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्र- 
दुर्गबलानि च --अमर 4. अनेक प्रभ्‌ जो युद्ध के समय 
विचारणीय होते हैं (पुरे विवरण के लिए दे० मनु० 
७।१५५, और १५७ पर कुल्ल्‌०) 5. आठ प्रधान 
तत्त्व जिनसे सांख्यशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
उत्पन्न होती है, दे० सां० का० ३ 6. सृष्टि के पांच 
प्रधान तत्त्व, पंच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश । सम० --ईञ्चः राजा या दण्डा- 


धिकारी,-कृपण (वि०) स्वभाव से सुस्त, या विवेकहीन | 


--मेघ० ५,--तरल (वि०) चंचल स्वभाव का, 
असंगत, वेमेल--अमरु २७,-बुरुषः मन्त्री, (राज्य का) 
कार्य निर्वाहक मेघ० ६, --मंडलम्‌ समस्त प्रदेश या 
राजघानी--रघु० ९२,--लयः प्रकृति में समा जाना, 
विश्व का विघटन, सिद्ध (वि०) अन्तर्जात, सहज, 
नैसगिक--भतृं ० २।५२, - सुभग (वि०) स्वभाव से 
प्रिय, रुचिकर, - स्थ (वि०) 1. प्राकृतिक अवस्था 
में होने वाला, स्वाभाविक, असली 2. अंताहित, सहज, 
प्रकृति के अनुरूप--रघु० ८२१ 3. स्वस्थ, तन्दुरुस्त 


4. जिसने आरोग्य प्राप्त कर लिया हो 5. स्वस्थ, । 


आत्मलीन 6. विवस्त्र, नंगा । 

प्रकृष्ट (भू० क० कू०) {[प्रन-कृष्‌+-क्त ] 1. खींचकर 
निकाला हुआ 2. सुदीघे, लंबा, अतिविस्तृत 3. सर्वो- 
त्तम, पुज्य, श्रेष्ठ प्रमुख, गौरवशाली 4: मुख्य, प्रधान 
5. विक्षिप्त, अशांत । 

्रक्लप्त (भू० क० कु०) [ प्र--क्लूप्‌ +-क्त ] तैयार किया 
हुआ, सज्जीकृत, व्यवस्थित । 

प्रकोथः [ प्र+-कुथ्‌ +-घञ्, ] सडांध, बदबू । 

प्रकोष्ठः [ प्र--कुप्‌ !-स्थन्‌ ] 1. कोहनी से नीचे को भुजा, 
गट्टे से ऊपर का हाथ-वामप्रकोष्ठापितहेमवेत्र:--कु ० 
३।४१, कनकवलयन्रंशरिक्तप्रकोष्ठः - मेघ० र, 
रघु० ३।५९ श० ६६ 2. फाटक के निकट का 
कमरा : -मुद्रा० १ 3. घर का आँगन, (चारों ओर 


मकानों से घिरा हुआ) चौकोर या वर्गाकार आँगन | 


इमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः-आदि-मृच्छ० ४। 

प्रकोष्ठकः [ प्रकोष्ठ +-कण्‌ | फाटक के पास का कमरा 
~-तस्थुविनप्रक्षितिपालसंकुले तदङ्गनद्वारवहिः प्रको- 
ष्ठके--कु० १५।६ । 

प्रकरः [ ==प्रवरः पृषो० ] 1. हाथी या घोडे की रक्षा 
के लिए कवच 2. कुत्ता 3. खच्चर । 

प्रक्रमः [ प्र +-क्रम्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. पग, कदम 2. दूरी मापने 
का गज, पग का अन्तर (लगभग ३० इंच 3. आरंभ, 
शुरू 4. प्रममन. मार्ग --मा० ५1२४ 5. प्रस्तुत बात 
6. अवकाश, अवसर 7. नियमितता, क्रम, प्रणाली 
8. मात्रा, अनुपात, माप । सम०- भंगः नियमितता 
और सममिति का अभाव, क्रम का टूट जाना, रचना 

८१ 


| 


का एक दोष (काव्य० ७ में वणित 'भग्न-प्रकरमता' 
यही है, सममिति या समरूपता का अभाव चाहे वह 
अभिव्यक्ति में हो चाहे रचना में--नाथे निशायां 
नियतेनियोगादस्तं गते हंत निशापि याता ---यह अभि- 
व्यक्ति की समरूपता के अभाव का उदाहरण है, यहां 
आता निशाउपि' ने अभिव्यक्ति की अनियमितता क्रो 
शान्त कर दिया हुँ,--विश्रन्धं क्रियतां वराहततिभि- 
मस्ताक्षतिः पल्वले-रचना की अनियमितता का 
उदाहरण हें, यहाँ कविता की समरूपता को स्थिर 
रखने के लिए कमंवाच्य के बजाय कर्तूँवाच्य रचना 
की आवश्यकता है, इसी पंक्ति को बदलकर 'विश्रब्घा 
रचयंतु शूकरवरा मुस्ताक्षति पल्वले' पढ़ने से दोष का 
परिहार हो जाता हे--अधिक विवरण के लिए दे० 
काव्य ७ “भग्न प्रक्रमता' के नीचे । 

प्रकान्त (भू० क० कृ०) [ प्रञ-क्रम्‌+-क्त ] 1. आरंभ 
किया गया, शुरू किया गया 2. गत, प्रगत 3. प्रस्तुत, 
विवादग्रस्त 4. बहादुर । 

प्रक्रिया [ प्र--कु--श--टाप्‌ ] 1. रीति, प्रणाली, पद्धति 
2. कर्मकांड, संस्कार 3. राजचिह्ल का धारण करना 
4. उच्च पद, समुन्नति 5. bs का) एंक 
अध्याय या अनुभाग--यथा 6. (व्या० 
में) व्युत्पत्तिजन्य रूपनिर्माण 7. प्राधिकार । 

प्रकोडः [ प्र+-क्रीडू+-अच्‌ ] क्रीडा, मनोरंजन, खेल या 
आमोद-प्रमोद । 

प्रक्लि्न (भू० क० कृ०) [ प्रस-क्लिदू--क्त ] 1. तर, 
नमी वाला, गीला 2. तृप्त 3. दया से पसीजा हुआ । 

प्रक्वणः, प्रक्वाणः [ प्र+-क्वण्‌-+-अप्‌, घडा च ] वीणा 
की झनकार । 

प्रक्षयः [ प्र--क्षि--अप्‌ ] नाश, बरबादी । 

प्रक्षर दे० प्रक्खर । 

प्रक्षरणम्‌ [ प्र+क्षर्‌4-ल्युद्‌ ] मन्द २ खबित होना, 
रिसना । 

प्रक्षालनम्‌ [ प्र+क्षलू+-किघ्‌+-ल्युद्‌ ] 1. धोना, धो 
डालना --रघु० ६1४८ 2. मांजना, साफ करना, स्वच्छ 
करना 5. घोने के लिए पानी । 

प्रक्षालित (भू० क० कृ०) [ प्रञ्षल्‌--णिच्‌¬-क्त ] 
1. धोया गया, मांजा गया 2. स्वच्छ किया गया 
3. जिसने प्रायश्चित्त कर लिया हूँ । 

प्रक्षिप्त (भू० क० कृ०) [ प्र+-क्षिप्‌+क्त ] 1. फेंका 
गया, ढाला गया, उछाला गथा 2. डाला गया--मा० 
५।२२ 3. निकला हुआ 4. बीच में डाला गया, 
नकली या खोटा -यथा प्रक्षिप्तोऽयं श्लोक: में । 

प्रक्षीण (भू क० कृ०) { प्र +क्षिञ-क्त ] 1. मुझाया 
हुआ, दुर्बला होने वाला 2. नष्ट किया हुआ 3. जिसने 
प्रायश्चित्त कर लिया हैँ 4. लुप्त, ओझल । 


( ६४२ ) 


प्रक्षुण्ण (भू० क० कृ०} [ प्र+क्षुद--क्त ] 1. | 
हुआ 2. आरपार भेदा हुआ 3. उत्तेजित किया हुआ । 

भ्रक्षेपः [ प्र+-क्षिप्‌--घज्म ] 1. आगे फेंकना, उभारना 
फेंकना, डालना 3. बखेरना 4. खोट घसाना, बीच 
में मिलाना 5. गाडी का बक्स 6. किसी व्यापारिक 
संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा की गई घनराशि । 

प्रक्षेपणम्‌ [ प्र +क्षिप्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] फॅकना, डालना, 
उछालना । 

प्रक्षोमणम्‌ [ प्र+क्षुभ्‌ +-ल्युट्‌ ] उत्तेजना, क्षोभ । 

प्रक्वेडनः [ प्र--छ्षिवड्‌ -- ल्युट्‌ ] लोहे का तीर 2. हल्ला- 
गुल्ला, हड़बड़ी । 

प्रश्येडित (वि०) [ प्र-+क्षिवड्‌ +-णिच्‌+-क्त ] मुखर, 
चीत्कार से पूर्ण, कोलाहरूमय । 

प्रखर (वि०) [ प्रकृष्ट:--खरः:-प्रा० स० ] 1. अत्यन्त 
गरम---यथा प्रखरकिरण 2. तेज गंघयुक्त, तीक्ष्ण 
3. अत्यंत कठोर, रूखा, -रः दे० 'प्रक्खर' । 

प्रस्य (वि०) [ प्रसख्या--क ] 1. साफ, प्रत्यक्ष, स्पष्ट 
2. (के समान) दिखाई देने वाला, मिलता-जुलता 
(समास के अन्त में प्रयुक्त) अमृत", शशाक? आदि। 

प्रख्या [ प्र-_-ख्या --अडः ज-टाप्‌ ] 1. प्रत्यक्षज्ञेयता, दुझ्यता 
2. विश्रुति, यश, प्रसिद्धि-न्यवसत्परमभ्रख्यः संप्रत्येव 
पुरीमिमाम्‌--रामा० 3. उखाइना 4. समरूपता, समा- 
नता (समास में)--याज्ञ० ३।१०। 

प्रश्यात (भू? क० कृ०) [ प्र+-ख्या+-क्त ] 1. मशहूर, 
प्रसिद्ध, विश्रुत माना हुआ 2. पहले से मोल लिया 
हुआ, पूर्वेक्रयाधिकार केवल पर अभ्यथित 3. खुश, 
प्रसन्न । सम०--वष्तुक (वि०) प्रसिद्ध पिता वाला । 

प्रस्याति: (प्त्री ° [ प्र +-ख्या-क्तिन्‌ ] 1. कीति, विश्रुति, 
प्रसिद्धि 2. प्रशंसा, स्तुति । 

प्रगंडः | प्रकृष्टः गंडो यस्य प्रा ब० ] कोहनी से ऊपर 
कंघे तक की भुजा ! 

प्रगंडी [ प्रगंड+-डीष्‌ ] (नगर का) परकोटा, बाहरी 
दीवाल । 

प्रगत (भू० क० कृ०) [प्र+-गम्‌+-क्त ] 1. आगे गया 
हुआ 2. पृथक, अलग | सम०--जानु,-जानुक (वि० ) 
घनुष्पदी, घुटने पर मुड़ी हुई टाँगो वाला । 

अगमः [ प्र+-गम्‌+-अप्‌ ] प्रेम की आराधना में प्रथम 
प्रगति, प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति । 

प्रयसनम्‌ [ प्र +-गम्‌+-ल्युट्‌ ] 1. आगे बढ़ना, प्रगति 2. प्रेम 
की आराधना में पहला कदम, दे० 5० 'प्रमम' । 

गर्जनम्‌ [ प्र+ ग्ज --ल्युट्‌ ] दहाड़ना, चिघाड़ना, 


गरजना ! 
प्रगल्भ (वि०) [प्र --गल्भ--अच्‌ ] 1. साहसी, भरोसा 
करने वाला 2. हिम्मती, बहादुर, निःशंक, उत्साही, 


साहसी,--रघु० २।४१ 3. वाग्मी, वाक्पटू--रघु० 


६1२० 4. हाजिर जवाब, मुस्तेद 5. दृढ संकल्पी, 
ऊड्जस्वी 6. (आयु की दृष्टि से) परिपक्व, कु० १। 
५१ 7. परिपक्व, विकसित, पुरा बढ़ा हुआ, बलवान्‌ 
प्रयल्मवाकू--कु० ५।३०, (प्रौढवाक्‌) मा० ९२९, 
उत्तर० ६।३५ 8. कुशल--का० १२ 9. बेधड़क, 
उद्धत, घमंडी, उपकारशील 10. निर्लज्ज, ढीठ--रघु० 
१३।९ 11. गौरवशाली प्रमुख,--ल्भा 1. साहसी स्त्री 
2. कर्कशा, झगड़ालू स्त्री 3. उद्धत या प्रौढ़ स्त्री, 
काव्यनाटक को नायिकों में से एक (सब प्रकार के 
छाडप्यार व चूमा-चाटी में चतुर, ऊँचे दर्जे के व्यव- 
हार से युक्त, शालीनता-सम्पन्न, प्रौढ़ आयु की तथा 
अपने पति पर शासन करने वाली-सा० द० १० १ 
तथा तत्संबंधी उदाहरण) । 

प्रगाढ (भू० क० कृ०) [प्र--गाह_--क्त] 1. डुबोया हुआ, 
तर किया हुआ, भिगोया हुआ 2. अति, अत्यधिक, 
तीब्र ३. दृढ, मजबूत 4. कठोर, कठिन,--ढम्‌ 1. 
कंगाली 2. तपस्या, शारीरिक, कष्ट,--ढम्‌ (अव्य० ) 
1. अत्यधिक, अत्यंत 2. दुढ़तापूर्वक । 

प्रगातू (पुं०) [ प्र--ग--तृच्‌ ] उत्तम गाने वाला । 

प्रगुण (वि०) [ प्रकर्षेण गुणो यत्र - प्रा. ब० ] 1. 
सीघा, ईमानदार, खरा, (आलं०, शा० से)--बहिः 
सर्वाकारप्रगुणरमणीयं व्यवहरन्‌ मा० १।१४ 2. 
सुदशासम्पन्न, उत्तम गुणों से युक्त--श्रमजयात्रगुणा 
च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैयंयौ --- रघु० ९।४९ 
3. (क) योग्य, उपयुक्त, गुणी--मा० १।१६ (ख) 

प्रवीण --९।४५ 4. Lg (प्रगुणी कृ 1. सीधा 

करना, क्रम से रखना, आस्त करना 2. चिकना 
करना 3. पालन-पोषण करना, परवरिश करना) । 

प्रगुणित (वि०) [ प्रञ-गुण्‌ +क्त ] 1. सीधा या समतल 

किया हुआ 2. चिकना किया हुआ । 
प्रयूहोत (मू० क० कृ०) [ प्र+ ग्रह --क्त ] 1. थामा 
टे संमाला हुआ 2. प्राप्त, स्वीकृत 3. संधि के 

| की अघीनता का अभाव, दे० नीचे भ्रगृह्म' । 

प्रगृहयम्‌ [ प्र+-ग्रह्‌ +-क्यप्‌ ] संधि के नियमों से मक्त 
स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जाय 'ईदुदेदू- 
द्विवचनं प्रगृह्यम्‌” पा० १।१।११। 

प्रये (अव्य०) { प्रकर्षण गीयतेःत्र--प्र--गे- -के ] भोर 
होते ही, पौ फटते ही--इत्यं रथारवेभनिषादिनां प्रगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाद्‌ बहि:--शि० १२।१, सायं 
स्नायात्प्रगें तथा--मनु० ६।९, ४।६२। सम०- तन 
(वि०) प्रातः काल अनुष्ठेय कर्मे, निञ्च,--जञय 
(वि०) जो दिन निकल जाने पर भी सोया पड़ा हूँ । 

प्रगोपनम्‌ [ प्र +-गृप्‌+-ल्युट्‌ ] रक्षण, संधारण । 

प्रश्रयनम्‌ [प्र ग्रन्थ] ल्युट्‌ | नत्यी करना, गूंथना, 
बुनना । 


( ६४३२ ) 


प्रग्रहः [ प्र ग्रह +अप्‌ ] 1. फैलाना, थामना 2. पकड़ना, 
लेना, ग्रहण करना, हथियार लेना 3. ग्रहण का आरंभ 
4. रास, लगाम--धृताः प्रग्रहाः अवतरत्वायुष्मान्‌ 
--श° १, शि० १२।३१ 5. रोक थाम, पाबन्दी 6. 
बंधन, कैद 7. कैदी, बन्दी 8. पालना, (कुत्ते आदि 
जानवर को) संधाना, 9. प्रकाश की किरण 10. 
तराजू की डोरी 11. संधि के नियमों से मुक्त स्वर, 
दे» भ्रगृह्य' । 

प्रग्रहणम्‌ [ प्र+-ग्रह +ल्युट्‌ ] 1. लेना, पकड़ना, धरना 
2. ग्रहण का आरम्भ 3. रास, लगाम 4. रोक थाम, 
पाबन्दी । 

प्रग्राहः [ प्र+-ग्रह +घञ्य्‌ ] 1. पकड़ना, लेना 2. ले 
जाना, ढोना 3. तराजू की डोरी 4. रास, लगाम । 

प्रग्रोव:,---वम्‌ [ प्रकृष्टा ग्रीवा यस्य--प्रा० ब० ] 1. रंगी 
हुई बूर्जी 2. किसी मकान के चारों ओर लकड़ी की 
बाड़ 3. तबेला 4. वृक्ष की चोटी । 

प्रधटकः [ प्र +घट्‌--णिच्‌+ण्बुल ] नियम, सिद्धान्त, 
विधि (आदेश) । 

प्रघटा [ प्रा० स० ] किसी विज्ञान के आरंभिक सिद्धान्त 
या मूलतत्त्व । सम०--विद्‌ (पुं) ऊपर ऊपर का 
पाठ करने वाला, पल्लवग्राही । 

प्रघणः (नः), प्रघाणः (नः) [ प्र +हन्‌ +अप्‌ ,पक्षेवृद्धिः, 
णत्वाभावश्च ] 1. भवन के द्वार के सामने बनी 
डचोढ़ी, पौली, 2. तांबे का बर्तन 3. लोहे की गदा 
या घन (छौहृदण्ड) । 

प्रचस (वि०) [प्र+अद्‌ शप, घसादेशः ] खाऊ, पेटू 
--सः 1. राक्षस खाऊपना, पेटूपन । 

प्रघातः [ प्र+हन्‌ञ-घञा ] 1. हत्या 2. संघर्ष, युद्ध । 

प्रषुणः [ प्र+-घृण्‌+-क ] अतिथि (पाठान्तर- प्राघुण, 
या प्राघूर्ण) । 

प्रधूर्ण: [ प्र- घूर्ण +अच्‌ ] अतिथि--दे० प्राघूर्ण' । 

प्रधोषः [ प्र--घुष्‌ --घडा, ] 1. शोर, शब्द, कोलाहल 
2. हंगामा, होहल्ला । 

प्रचक्रम्‌ [ प्रगतशचक्रम--प्रा० स० ] कूच करने वाली 
सेना, प्रयाणोन्मुख फ़ौज । 

प्रचक्षस्‌ (पु) [प्र०--चक्षू--अस्‌ ] 1. बृहस्पति ग्रह 
2. बृहस्पति का विशेषण । 

प्रचंड (वि०) [ प्रकर्षेण चण्डः--प्रा० श० ] 1. उत्कट, 
अत्यन्त तीब्र, उग्र 2. मजबूत, शक्तिशाली, भीषण 
3. अत्युष्ण, दम घोटने वाली (गर्मी) 4. क्रुद्ध, कोपा- 
विष्ट 5. साहसी, भरोसा करने वाला 6. भयंकर, 
भयावह 7. असहिष्णु, असह्य । सम०--आतपः भीषण 
गर्मी,--घोण (वि०) लंबी नाक वाला,--सुर्य (वि०) 
उष्ण या जलते हुए सूर्य वाछा--ऋतु ० १।१,१० । 

प्रच (चा) यः [ प्र+चि--अचू, घडा च] 1. संग्रह 


करना, (फूल आदि) चुनना 2. समुच्चय, मात्रा, 
संचय, राशि-महावी० २।१५ 3. वृद्धि, वर्धन 
4. साधारण मेलजोल । 

प्रचयनम्‌ [ प्रस-चि--ल्युट्‌ ] संग्रह करना, एकत्र करना । 

प्रचरः [ प्र +चर्‌+-अप्‌ | 1. मार्ग, पथ, रास्ता 2. प्रथा, 
रिवाज । 

प्रचल (वि०) [प्र+चल--अच्‌ ] 1. काँपता हुआ, 
हिलता हुआ, थरथराता हुआ,-कु० ५।३५, मा० 
१।३८ 2. प्रचलित, प्रथानुकूल । 

प्रचलाकः [ प्र+चल्‌ {आकन्‌ ] 1. धनुविद्या 2. मोर की 
पूँछ 3. साँप । 

प्रचलाकिन्‌ (पुं०) [प्रचलाक +-इनि] मोर-उत्तर० २।२९। 

प्रचलायिक (वि०) [ प्रचल+-क्यङ्+-क्त] इधर उधर 
करवट बदलने वाला, लुढ़कने वाळा,--तम्‌ सिर 
हिलाना (बैठे २ ऊँघते या सोते समय) । 

प्रचायिका [ प्र--चि-|-णिच्‌-- ण्वुलू--टाप्‌ | (फूल आदि) 
बारी २ से चुनना 2. चुनने वाली स्त्री । 

प्रचारः [ प्र+चर्‌+-घञ््‌ | 1. विचरण करना, भ्रमण 
करना 2. इधर उधर टहलना, घूमता--कु० ३।४२, 
3. दर्शन, प्रकटीभवन,--उत्तर० १, मुद्रा० १ 4. प्रच- 
लन, प्रसिद्धि, रिवाज, व्यवहार, प्रयोग--विलोक्य 
तैरप्यधुना प्रचारम्‌--त्रिका० 5. आचरण, व्यवहार 
6. प्रथा, रिवाज 8. गोचरभूमि, चरागाह--याज्ञ० 
२।१६६ 9. रास्ता, पथ--मनु० ९।२१९ । 

प्रचालः [ प्रकृष्टरचालः--प्रा० स० ] वीणा की गरदन । 

प्रचालनम्‌ [ प्र+चल्‌ --णिच्‌ --ल्युट्‌ ] विलोडन, हिलाना, 
हलचल । १ 

प्रचित (भू० क० कृ०) [ प्रस-चि--क्त ] 1. एकत्र किया 
हुआ, संचय किया हुआ, तोड़ा हुआ 2. ढेर किया 
गया, संचित 3. ढका गया, भरा गया । 

प्रचुर (वि०) [ प्र-चुर्‌-क ] 1. अति, यथेष्ट, बहुल, 
पुष्कल--नित्यव्यया प्रचुरनित्यघनागमा च--भतुँ० 
२।४७, शि० १२७२ 2. बड़ा, विशाल, विस्तृत 
—प्रचुर पुरंदरघनुः--गीत० २ 3. (समास के अन्त 
में) बहुत अधिक, भरपूर, परिपूर्ण,--रः चोर । सम० 
जापुरुष (वि०) जनसंकुल, घना आबाद (षः) चोर । 

प्रचेतस्‌ (पु०) [ प्र--चित्‌-+-असुन्‌ ] 1. वरुण का विशेषण 
“ऊु० २।२१ 2. एक प्राचीन ऋषि जो स्मृतिकार 
था--मनु० १।३५। 

प्रचेतृ (पुं) [प्र--चि--तृच्‌ ] रथवान्‌, सारथि । 

प्रचेलम्‌ | प्र|-चेल +अच्‌ ) चन्दन की पीली लकड़ी । 

प्रचेलकः [ प्र+चेल +फपण्वुल | घोडा । 

प्रचोदः [ प्र+चुदू+घव्म | 1. आगे हाँकना, बलपूर्वक 
चलाना, आगे बढ़ने के लिए उकसना 2. भड़काना, 
प्रेरित करना । 


( ६४४ ) 


प्रचोदनम्‌ [ प्र +-चुद्‌~-ल्युट्‌ | 1. हाँक कर आगे बढ़ाना, 
बलपूर्वक चलाना, उकसाना 2. भड़काना, जमा देना 
3. आदेश देना, निर्देश देना 4. नियम, विधि, समादेश । 

प्रचोदित (भू० क कृ०) [प्र--चुद्‌ +-क्त ] 1. बलपूर्वक 
बढ़ाया हुआ, उकसाया हुआ 2. भड़काया हुआ 
3. निदेशित, आदिष्ट, नियत किया हुआ--मनु ० 
२।१९१ 4. भेजा गया, प्रेषित 5. निर्णीत, निर्धारित । 

प्रच्छ्‌ (तुदा० पर०--पृच्छति, पृष्ट--प्रेर० प्रच्छयति, 
कर्मे० पृछयते, इच्छा० पिपृच्छिषति, पूछना, सवाल 
करना, प्रश्‍न करना, पूछताछ करना (द्विकर्मक) 
पप्रच्छ रामां रमणोभिलाषम्‌--रघु० १४२७, भट्ठि० 
६1८, रघु ० ३।५, भग० २।७, ब्राह्मणं कुशलं पृच्छत्‌ 
--मनु० २।१२७ 2. ढूँढना, तलाश करना, अनु--, 
पूछताछ करना, इधर उधर के प्रश्‍न करना, आ--, । 
पुछना, प्रश्‍न करना 2. बिदा करना 3. बिदा होना 
(अ।०) --आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुंगमालिग्य शैलम्‌ 
~ मेघ० १२, रघु० ८1४९, १२।१०३, परि--, पूछना, 
प्रश्‍न करना, पूछताछ करना । 

प्रच्छदः [ प्र --च्छद--णिच्‌ --घ ] आवरण, आच्छादन, 
लपेटन, चादर, बिछावन बिस्तरे की चादर--रघु० 
१९।२२। सम०--पटः बिछावन, चादर । 

प्रच्छनम्‌,-ना [ प्रच्छ्‌+-ल्युट्‌ | पूछताछ, परिपृच्छा । 

प्रच्छक्न (भू० क० कृ०) [ प्र+-च्छद्‌+-क्त ] 1. ढका 
हुआ, वस्त्राच्छादित, वस्त्र पहने हुए, लपेटा हुआ, 
लिफाफे में बन्द किया हुआ 2. निजी, गोपनीय 
नागितुँ० २1६४ 3. छिपा हुआ, गुप्त (देऽ प्रपुर्वक 
छद्‌), श्नम्‌ 1. निजी द्वार 2. झरोखा, जाली, 
खिड़की,--न्लम्‌ (अव्य०) त रूप से चुपचाप। 
सम०--तस्करः गुप्तचर, चोरी करता हुआ 
दिखाई न दे, परन्तु चोरी करे अवश्य । 

प्रच्छर्दनम्‌ [ प्र+छदं --ल्युट्‌ ] 1. वमन 2. बाहर निका- 
लना, फेंकना 3. उलटी आने वाली (दवा) । 

प्रच्छदिका [ प्र+-छद्‌ --ण्वुलू--टापू, इत्वम्‌ ] उलटी 
होना, के आना । 

प्रच्छादनम्‌ [ प्रञ-छद्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ 1. ढकना, छिपाना 
2. उत्तरीय,ओढ़नी । सम ०-पट: लपेटन, ढकना, चादर । 

प्रछछादित (भू० क० कृ०) [ प्र+छद्‌+-णिच्‌--क्त ] 
1. ढका हुआ, लपेटा हुआ, वस्त्राच्छादित आदि 2. गुप्त, 
छिपा हुआ । 

अच्छायम्‌ | प्रकृष्टा छाया यत्र] सघन छाया, छायादार 
स्थान-प्रच्छायसुलभनिद्रा: दिवसाः परिणामरमणीयाः 
“श० १।३, मालवि० ३। 

प्रच्छिल (वि०) | प्रच्छ+-इलच्‌ ] शुष्क, निर्जल । 

प्रच्यवः [ प्र+-च्यु,+-अच्‌ ] 1. पात, बर्बादी 2. सुधार, 
प्रमति, विकास 3. वापसी । 


प्रच्यबनम्‌ [प्र+-च्यु+-ल्युट्‌] 1. विदा होना, मुड़ना, बापसी 
2. हानि, वंचना 3. रिसना, झरना । 

प्रच्युत (भू० क० कृ०) [प्र+च्यु--क्त ] 1. टूट कर 
गिरा हुआ, झडा हुआ 2. भटका हुआ, विचलित 
3. स्थान भ्रष्ट, विस्थापित, पतित 4. खदेड़ा हुआ, 
भगाया हुआ 1 

प्रच्युतिः (स्त्री) [ प्र+-च्यु+-क्तिन्‌ ] 1. बिदा होना, 
वापसी, 2. हानि, वञ्चना, अघःपतन --नित्यं प्रच्युति 
शंकया क्षणमपि स्वर्गे न मोदामहे-शा० ४।२० 3. पात, 
बर्बादी । 

प्रजः [ प्रविश्य जायायां जायते --जन्‌+-ड ] पति, स्वामी । 

प्रजनः [प्रञ-जत्‌+घञ्ञ्‌ । गर्भाधान करना, पैदा करना, 

जन्म देना, उत्पादन --मनु० ३1६१, ९।६१ 2. पशु 

(नर पशु का मादा पशु से संगम) में गर्भाधान करना 
3. उत्पन्न करना,--पँदा करना--मनु० ९।९६ । 

प्रजननम्‌ | प्र+-जन्‌+-ल्युट्‌ ] 1. प्रसृजन, जनन, योनि में 
वीयं-संसेचन 2. उत्पादन, जन्म, प्रसव 3. वीर्य 
4. पुरुष या स्त्री की जननेन्द्रिय (लिंग या भग) 
5. सन्तान । 

प्रजनिका [ प्र+-जन्‌+-णिच्‌+-ण्बुल+-टाप्‌, 
माता । 

प्रजनुकः 4 प्र--जन्‌ +-उक ] शरीर, काया । 

प्रजल्पः [ +-जल्प्‌+-घञा्‌ ] बालकळरव, गपशप, असाव- 
धान या ऊटपटांग शब्द (प्रेमी का अभिवादन करने में 
प्रयुक्त) - असूयेषष्यामदयुजा योऽवधीरणमुद्रया, प्रियस्य 
कौहालोद्गारः प्रजल्पः स तु कथ्यते । 

प्रजल्पनम्‌ [ प्र +-जल्प्‌+-ल्युट्‌ | 1. बातचीत करना, बोलना 
2. बालकलरव, गपशप । 


प्रजबिन्‌ (वि०) स्त्री०-नी) { प्र+-जु+इ नि] आशु, 
द्ुतगामी, वेगयान्‌--पुं० आशुगामी दूत, हरकारा । 

प्रजा [प्र+जन्‌+-ड+-टांप्‌] (बहु० समास के अन्त में 
बदल कर 'प्रजस्‌' हो जाता है जब कि प्रथम पद 
अ, सुया दुस्‌ हो, दे० रघु० ८३२, १८२९) 1. 
प्रसुजन, प्रसूति, जनन, प्रजोत्पत्ति, जन्म, उत्पादन 2. 
सन्तान, प्रजा, सन्तति. बच्चे, पक्षिशावक,--प्रजाथं- 
व्रतकशितांग--रघु० २।७३, प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ 
“१७, मनु० ३।४२, याज्ञ १।२६९, इसी 
प्रकार बकस्य प्रजा, सर्पप्रजा आदि 3. लोग, 
मनुष्य--ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः:--रघु० ४।३, प्रजाः 
प्रजाः स्वा इव तंत्रयित्वा- श० ५।५, (यहाँ प्रजा 
का 'सन्तान' अर्थ भी हूँ) रघु० १।७, २।७३, मनु० 
१।८ 4. वीयं । सम०--अंतकः मृत्यु का देवता यम 
--7रघु० ८४५,--ईप्यु (वि०) सन्तान की इच्छा 
वाला,--ईशः,--ईङ्वरः मनुष्यों का राजा, प्रभु--रघु० 
३।६८, ५।३२, १८।२९,-- उत्पत्तिः, उत्पादनम्‌ 


इत्वम्‌ ] 


( ६४५ ) 


सन्तान का पैदा करना,--काम (वि०) सन्तान की 
इच्छा वाला,--तंतुः वंश परम्परा, कुल,--दानम्‌ 
चाँदी,--नाथः 1. ब्रह्मा का विशेषण 2. राजा, प्रभु, 
राजकुमार--रघु० 2४८, १०१८३,--पः राजा, 
-निर्वेक: गर्भाधान, (गर्भाशय में स्थापित), बीज 
जारघु० १४६०,--पतिः 1. सृष्टि की अधिष्ठात्री 
देवता-मनु० १२1१२१ 2. ब्रह्मा का विशेषण 
लाअस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चंद्रो नु कांतिप्रदः 
-विक्रम० १९ 3. ब्रह्मा के दस वंशप्रवर्तक पुत्र 
--दे० मनु० १३४ 4. देवशिल्पी विश्वकर्मा का 
विशेषण 5. सूर्य 6. राजा 7. जामाता 8. विष्णु का 
विशेषण 9 पिता, जनक 10 लिग,-पालः, पालकः 
राजा, प्रभू,--पालिः-शिव का विशेषण,---वृद्धिः 
(स्त्री) सन्तान की वृद्धि,-सुज्‌ ब्रह्मा का विशेषण 
शि १(२८,--हित (वि०) बच्चों के या लोगों 
के लिए हितकर (तम्‌) पानी ६ 

प्रजागरः [प्र--जागृ--अप्‌] 1. रात को जागते रहना, 
निद्रा का अभाव-प्रजागरात्‌ खिलीभूतः तस्याः 
स्वप्ने समागम:--श० ६२१ 2. चौकसी, सावधानी 
3. अभिभावक, संरक्षक 4. कृष्ण का विशेषण । 

प्रजात (भू क० कृ०) [प्र-जन्‌}क्त] पैदा हुआ, 
उत्पन्न,--ता वह्‌ स्त्री जच्चा जिसके बच्चा पैदा 
हुआ हो । 

प्रजातिः (स्त्री) [प्र +-जन्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रसुजन, पति, ति, 
उत्पादन, जन्म देना 2. प्रसव 3. प्रजननात्मक 
4. प्रसववेदना, प्रसवपीडा । 

प्रजावत्‌ (वि०) [प्रजा--मतुप्‌] प्रजा या सन्तान वाला 
2. गर्भवती,--ती भाई की पत्नी, भाभी--रघु० 
१४४५, १५।१३ 2. विवाहिता नारी, मातृका, माता । 

प्रजिनः [प्र-जि--नक्‌] वाय्‌ । 

प्रजीवनम्‌ [प्र -जीव्‌--ल्युट] जीविका, जीवन निर्वाह 
का साधन । 

प्रजुष्ट (वि०) [प्र--जुष्‌ क्त] अनुरक्त, भक्त, जुटा 
हुआ । 

प्रज्ञ (वि०) [प्र--ज्ञान-क] बुद्धिमान, मेधावी, विद्वान्‌ । 

प्रज्ञप्तिः [त-+ज्ञा+णिच्‌ --क्तिन्‌] 1. सहमति, प्रतिज्ञा 
2. शिक्षा, सूचना, समाचार देना 3. सिद्धान्त । 

प्रज्ञा [प्र -ज्ञा --अ--टाप्‌] 1. मेघा, समझ, बुद्धि, बुद्धि- 
मत्ता, आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागम:--रघु० 
१।१५, शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलं 
च विभवं च यशश्च हन्ति--सुभा० 2. विवेक, 


विवेचन, निर्णय 3. तरकीब, योजना 4. बुद्धिमती | 


और विदूषी स्त्री। सम० - चक्षुस्‌ (वि०) अंधा, 
(शा० बुद्धिरूपी एकमात्र आँख रखने वाला), (पुं०) 
धृतराष्ट्र का विशेषण, (नप्‌०) मन को आँख, 


मानसिक चक्षु, मन--मालवि० १,--वृद्ध (वि०) 
समझदारी में बूढा,- हीन (वि०) निर्बुद्धि मूर्ख, 
बेवकूफ । 

प्रज्ञात (भू? क० कृ०) [प्र+ज्ञा+-क्त] 1. जाना हुआ, 
समझा हुआ 2. अन्तरयुक्त, विविक्त 3. स्पष्ट, साफ 
4. प्रसिद्ध, सुविख्यात, विश्रुत । 

प्रज्ञानम्‌ [प्र+-ज्ञा+-ल्यृट्‌| 1. बुद्धि, जानकारी, समझ 
2. चिह्न, प्रतीक, निशान । 

प्रज्ञावत्‌ (वि०) [प्रज्ञा+ मतुप्‌] समझदार, बुद्धिमान । 

प्रज्ञाल, प्रज्ञिन्‌ (स्त्री---नी), प्रज्ञिल (वि०) [प्रज्ञा+- 
लच्‌, इनि, इलच्‌ च] समझदार, बुद्धिमान्‌, मनीषी । 

प्रजु (बि०) [प्रयते विरले जानुनी यस्य --व० स०, ज्ञु 
आदेशः] घनुष्पदी, (जिसकी टांगे धनुष की भांति 
मुड़ी हों), घुटने पर मुड़ी हुई टांगों वाला । 
(रज्ञः भी) ! 

प्रज्वलनम्‌ [प्र+-ज्वल्‌+-ल्युट्‌] देदीप्यमान होना, लपटें 
उठना, जलना, दहकना । 

प्रज्वलित (भू० क० कृ०) [प्र+-ज्वल्‌--क्त] 1. रूपटों 
में होना, जलना, लपटें उठना, देदीप्यमान होना 2. 
चमकीला, जगमगाता हुआ । 

प्रडीनम्‌ [प्र--डी--क्त] 1. हर दिशा में उड़ना 2. आगे 
दौड़ना, 'डीन' के अन्दर दे०, 3. भाग जाना । 

प्रण (वि०) [पुरा भव:--प्र -न] पुराना, प्राचीन । 

प्रणव: [प्रकृष्टः नखः--प्रा० स०] कील का सिरा । 

प्रणत (भू? क० कृ०) [प्र+-नम्‌-क्त] 1. झुका हुआ, 
रुझानवाला, प्रवण 2. प्रणाम करना, नमस्कार करना 
3. विनम्र 4. कुशल, चतुर --दे० प्र पूर्वक 'नम्‌' । 

प्रणतिः (स्त्री० ) |प्रन-नम्‌ + क्तिन्‌ | 1. प्रणाम, नमस्कार, 
अभिवादन तव सर्वविधेयवतिनः प्रणति बिश्रति के न 
भूभृतः--शि० १६।५, रघु० ४८८ 2. विनयशीलता, 
नम्रता, शिष्टाचार स ददश वेतसवनाचरितां प्रणति 
बलीयसि समृद्धिकरीम्‌ --कि० ६1५, निर्जितेषु तरसां 
तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये रघु० ११८९ । 

प्रणदनम्‌ {[प्रञ-नद्‌ +-ल्युट्‌| शब्द करना, आवाज करना, 
शब्द, ध्वनि । 

प्रणयः | प्र--नी+-अच्‌ ] 1. विवाह करना, पाणि ग्रहण 
करना (यथा विवाह में) मा० ६1१४ 2. (क) प्रेम 
स्नेह, चाव, अनुरक्ति-अभिरुचि,-प्रीतिसाधा रणोऽयमु- 
भयोः प्रणयः स्मरस्थ--विक्रम० २।१६, साधारणोऽयं 
प्रणयः श० ३, ६।७, ५।२३, मेघ० १०५, रघु» 
६1१२ भर्तृ २४२ (ख) अभिलापा, इच्छा, लालसा 
--कु० ५८५, मा० ८।७, ग० ७1१६ ३. मित्रता- 
पूर्ण परिचय, प्रीति, मंत्री, धनिष्ठता--मा० १।९ 
4. परिचय, भरोसा, विध्वास--श० ६ 5. अनुग्रह, 
कृपा, सौजन्य-अलकृतो5$स्मि स्वयंग्राहप्रणयेन भवता-- 


( ६४६ ) 


मृच्छ० १, १४५ 6. अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन-- 
तद्भूतनाथानुग नाहँसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ 
रषु २1२८, विक्रम ४।१३ 7. श्रद्धा, भक्ति 
8. मोक्ष । सम०--अपराधः प्रेम या मित्रता के 
विरूद्ध अपचार,--उन्मुख (वि०) 1. प्रेमाविष्ट, अपना 
प्रेम प्रकट करने को उद्यत - मालवि० ४1१३ 2. प्रेमा- 
वेश के कारण आतुर, --कलहः प्रेमी का झगड़ा, कृत्रिम 
या झूठमूठ का झगड़ा--नाप्यन्यस्मात्प्रणयकलहाद्वि- 
प्रयोगोषपत्ति:-मेघ ० (मल्लि०-नकली या कल्पित) --, 
कुपित (वि०) प्रेम के कारण क्रुद्ध-मेघ० १०५, 
कोपः किसी नायिका का अपने नायक के प्रति झूठ 
मूठ का क्रोध, नखरों से भरा क्रोध, - प्रकर्षः अत्यधिक 
प्रेम, तीब्र अनुराग,--भंगः 1. मित्रता का टूट जाना 
2. विशवासघात,--वचनम्‌ प्रेमाभिव्यक्ति,--विमुख 
(वि०) 1. प्रेम से पराङ्मुख 2. मित्रता करने में 
अनिच्छुक -- मेघ ० २७,--विहतिः, --विघातः (प्रार्थना 
आदि को) अस्वीकृति, न मानना । 

प्रणयनम्‌ [प्र+-नीय-ल्युट्‌] 1. लाना, ले आना 2. संचा- 
लन करना, पहुँचाना 3. पालन करना, कार्यान्वयन 
करना, अनुष्ठान करना--कु० ६।९ 4. लिखना, 
अक्षरयोजन करना 5. निर्णयादेश देना, दण्डाज्ञा देना, 
परिनिर्णय या पंचनिर्णय देना, यथा दण्डस्य प्रणयनम्‌ । 

प्रणयचत्‌ (वि०) [प्रणय+-मतुप्‌] 1. प्रेम करने वाला, 
प्रीतिकर, स्नेही--रधु० १०।५७ 2. स्पष्टवक्ता, खरा 
3. अत्यन्त उत्कण्ठित, आतुर । 

प्रणयिन्‌ (वि०) [ प्रणय+-इनि ] 1. प्रेम करने वाला, 
स्नेही, कृपालु, अनुरक्त--मा० ३।९ 2. प्रिय, अत्यंत 
प्यारा 3. इच्छुक, लालायित, उत्कण्ठित--श० ७।१७, 
मेघ० ३, रघु० ९1५५, ११।३ 4. सुपरिचित, घनिष्ठ 
पुं० 1. मित्र, साथी, कृपापात्र--कु० ५११ 2. पति, 
प्रेमी 3. कृतांजलि, विनम्र निवेदक, प्राथीं स्वार्थात्‌ 
सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियव--विक्रम० ४१५, १।२ 
4. पूजक, भक्‍त -कु० ३।६६,-नी 1. गृहिणी, 
प्रियतमा, पत्नी 2. सखी, सहेली । 

प्रणवः [प्र+-न्‌+-अप्‌, णत्वम्‌] 1. पवित्र अक्षर ओम्‌'- 
आसीन्महीक्षितामा द्य: प्रणवस्छंदसामिव-रघु० १।११, 
मनु० २।७४, कु० २,१२, भग० ७।८ 2. एक प्रकार 


का वाद्ययंत्र (ढोल या मृदंग) 3. विष्णु या परम- ! 


पुरुष परमात्मा का विशेषण । 

णस (वि०) | प्रगता नासिका यस्य, सादेशः, अच्‌, 
णत्वम्‌] लम्बी नाक वाला, बड़ी नाक वाला । 

प्रणाडी [=प्रणाली, लस्य ड:| अन्तरायण, अन्तः प्रवेशन, 
माध्यम । 

प्रणादः [प्र--नद्‌--घडा | 1. ऊँची आवाज, चीत्कार, 


कंदन 2. दहाइना, दहाड़ 3. हिनहिनाना, रेकना । 


4. हर्षातिरेक की करूकलध्वनि, वाहवा, क्या खूब 
5. दुहाई देना 6. कान का विशेष रोग (इस रोग 
में कानों में 'भनभनाहट' की ध्वनि होती है) । 

प्रणामः [प्र ]-नम्‌ +घज्म ] 1. झुकना, नमस्कार करना, 
नमने या नति 2. सादर नमस्कार, अभिवादन, दण्ड- 
वत्‌ प्रणाम, प्रणति, यथा साष्टांग प्रणाम--कु० 
६।९१ । 

प्रणायकः [प्र+नती+ण्वुल] 1. नेता, सेनापति 2. पथ- 
प्रदर्शक, प्रधान, मुख्य । 

प्रणाय्य (वि०)[प्र--नी--ण्यत्‌] 1. प्रिय, प्यारा 2. खरा, 
ईमानदार, स्पष्टवादी 3. अप्रिय, अनभिमत--भट्टि० 
६।६६ 4. आवेश शून्य, विरक्त । 

प्रणालः,-ली, प्रणालिका [ प्र+नल्‌-+-घज्म्‌, प्रणाल+- 
डीष्‌, प्रणाली +-कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्वः] नहर, जलमार्गं, 
नाली --कुवंन्‌ पूर्णा नयनपयसां चक्रवालैः प्रणाली:--- 
उ० सं० २, शि० २४४ 2. परंपरा, अविच्छिन्न 
सिलसिला ! 

प्रणाशः [प्र--नश्‌ घडा] 1. विराम, हानि, लोप,-- 
कि० १४१९ 2. मृत्यु, विनाश--रघु० १४१ । 

प्रणाशन (वि०) [| प्र+नशू+-णिच्‌--ल्युट्‌ ] नष्ट करने 
बाला, हटाने वाला,--नम्‌ समुच्छेदन, उन्मूलन 
--रघु० ३।६०। 

प्रणिसित (वि०) [ प्र+-निस्‌+-क्त ] जिसका चुम्बन 
किया हो । 

प्रणिधानम्‌ [ प्र+नि--धा~-ल्युट्‌ | 1. प्रयोग करना, 
नियुक्त करना, व्यवहार, उपयोग 2. महान्‌ प्रयत्न, 
शक्ति 3. धामिक मनन, भावचिन्तन--रघु० १।७४, 
८1१९, विक्रम» २ 4. सम्मानपूर्णं व्यवहार (अधि० 
के साथ) 5. कर्मफलत्याग । 

प्रणिधिः [प्रस नि--धघा--कि ] 1. चौकन्ना रहने वाला, 
ताक-झांक करने वाला 2. गुप्तचर भेजना 3. जासूस, 
भेदिया-कु० ३।६, रघु० १७।४८, मनु० ७।१५३, 
८।१८२ 4. टहलुआ, अनुचर 5. देखभाल, ध्यान 
6. निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना । 

प्रणिनादः [ प्र +-नि+-नद्‌+-घञ्ञ्‌ ] गहरी ध्वनि । 

प्रणिपतनम्‌, प्रणिपातः [ प्र+-नि+-पत्‌+-ल्युट्‌, घडा च ] 
1. पेरों में गिरना, साष्टांग प्रणाम, विनति--रघु० 
४६४ 2. अभिवादन, नमस्कार, सादर प्रणति 
““कु० ३।६१,४।३५, रघु० ३।२५। सम०--रसः 
शस्त्रास्त्रों पर उच्चारण किया जाने वाला जादू 
का मंत्र । 


¦ प्रणिहित (भू० क० कृ०) [प्र+नि+-घा+-क्त] 1. रक्खा 


हुआ, व्यवहृत 2. जमा किया हुआ 3. फॅलाया हुआ, 
पसारा हुआ--मेघ० १०५ 4. न्यस्त, समर्पित, सुपुर्द 
5. एकाग्रचित्त, लवलीन, जुटा हुआ 6. निर्धारित, 


( ६४७ ) 


निश्‍चित 7. सावधान, चौकस 8. अवाप्त, उपलब्ध | प्रतानः [ प्रञ-तन्‌+घञा ] 1. अंकुरः तन्तु--लताप्रता- 


9. भेद लिया हुआ (दे० “प्रणि' पूर्वक घा) । 

प्रणीत (भू? क० कृ०) [ प्रस-नी--क्त ] 1. सामने 
प्रस्तुत, आगे पेश किया हुआ, उपस्थित 2. सौंपा 
गया, दिया गया, प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया 
गया 3. लाया गया, कम किया गया 4. कार्यान्वित, 
कार्य में परिणत अनुष्ठित 5. सिखाया गया, नियत 
किया गया 6. फेंका हुआ, "भेजा गया, सेवामुक्त 
(दे० प्र पूर्वक 'ती'),--तः मंत्रों से अभिसंस्कृत की 
गई यज्ञा ग्नि,---तम्‌ पकाया हुआ या संवारा हुआ कोई 
पदार्थ यथा चटनी, अचार आदि । 

प्रणुत (भू? क० कृ०) [ प्रस-नु्सक्त ] प्रशंसा किया 
गया, इलाघा किया गया । 

प्रणुत्त (भू० क० कृ०) [प्र+नुद्‌+क्त | 1. हाँककर 
दूर किया हुआ, पीछे ढकेला हुआ 2. भगाया हुआ । 

प्रणुन्न (भू० क० कृ०) [ प्र+-नुद्‌ञ-क्त, नत्वम्‌ ] 1. हाँक 
कर दूर भगाया हुआ, 2. गतिशील किया हुआ 
3. भगाया हुआ 4. हिलता हुआ, काँपता हुआ । 

प्रणेतृ (पुं०) [ प्र+नी +-तृच ] 1. नेता 2. निर्माता, स्रष्टा 
3. किसी सिद्धांत का उद्घोषक, व्याख्याता, अध्यापक 
4. पुस्तक का रचयिता । 

प्रणेय (वि०) [ प्र--ती--य ] 1. पथप्रदर्शन किये जाने 
योग्य, नेतृत्व दिये जाने योग्य, शिक्षणीय, विनम्र, 
विनीत, आज्ञाकारी 2. कार्यान्वित या निष्पन्न किये 
जाने योग्य 3. निश्चित या स्थिर किये जाने योग्य । 

प्रणोदः [ प्र|-नुद्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. हाँकना 2. निदेश देना । 

प्रतत (भू क० कृ०) [ प्रस-तन्‌--क्त ] 1. बिछाया 
हुआ, ढका हुआ 2. फेलाया हुआ, पसारा हुआ । 

प्रततिः (स्त्री०) [ प्र--तन्‌ --क्तिन्‌ ] 1. विस्तार, फैलाव, 
प्रसार 2. लता । 

प्रतन (वि०) (स्त्रो०-नी) [ प्र+-तन्‌+अच्‌ ] पुराना, 
प्राचीन । 

प्रतनु (वि०) (स्त्री०-नु,-न्वी) [प्रकृष्टः तनुः, प्रा० स०] 
1* पतला, सूक्ष्म, सुकुमार --मेघ० २९ 2. अत्यल्प, 
सीमित, भीड़ा-प्रततृतपसाम्‌-का० ४३, उत्तर० १।२०, 
मेघ० ४१ 3. दुबला-पतला, कृश 4. नगण्य, मामूली । 

प्रतपनम्‌ | प्र--तप्--ल्युट्‌ | गरमाना, गरम करना । 

प्रतप्त (भू क० कृ०) [प्रत-तप्‌ञ-क्त ] 1. तपाया 
हुआ 2. गर्म उष्ण 3. संतप्त, सताया हुआ, पीडित । 

प्रतरः [ प्र|-२+ अप्‌ ] पार जाना, पार करना या जाना । 

प्रतकं:, प्रतकंणम्‌ [प्र - तक +- अप्‌, ल्युट्‌ च | 1. अटकट, 
कल्पना, अनुमान 2. विचारविमर्श । 

प्रतलम्‌ [ प्रकृष्टं तलम्‌ --प्रा० स० | निम्नलोक के सात 
विभागों से एक--दे० पाताल,--लः खुले हाथ की 
हथेली । 


नोद्ग्रथितैः सकेसैः--रघु० २८, श० ७1११ 2. लता, 
नीचे भूमि पर ही फेलने वाला पौधा 3. शाखा- 
प्रशाखा, शाखा संविभाग 4. धनुर्वात रोग या मिरगी 
रोग । 

प्रतानिन्‌ (वि०) [ प्रतान+इनि ] 1. फैलाने वाला 
2. अंकुर या तन्तु वाला,--नी फैलाने वाली लता । 

प्रपातः [ प्र+-तप्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. ताप, गर्मी-पंच० १।१०७ 
2. दीप्ति, दहकती हुई गर्भी--कु० २1२४, 3. आभा, 
उज्ज्वलत 4. मर्यादा, शान, यश--महावी० रोड 
5. साहस, पराक्रम, शौर्य -- प्रतापस्तत्र भानोश्च युग- 
पद्व्यानशे दिशः- रघु० ४1१५, यहाँ 'प्रताप का 
अर्थ गर्मी भी है) ४॥३० 6. शक्ति, बल, ऊर्जा 
7. उत्कण्ठा, उत्साह । 

प्रतापन (वि०) [प्र+-तप्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ ] 1. गर्माने 
वाला 2. संताप देने वाला,--नम्‌ 1. जलाना, तपाना, 
गर्माना 2. पीड़ित करना, सताना, दण्ड देता,--नः 
एक नरक का नाम । 

प्रतापवत्‌ (वि०) [ प्रताप --मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1. कीतिशाली, 
ओजस्वी 2. बलशाली, शक्तिसंपन्न, ताक़तवर-पुं ० 
शिव का विशेषण । 

प्रतारः [ प्रत-तृ+णिच्‌+-घञ्ञ, ] 1. पार ले जाने वाला, 
2. धोखा, जालसाजी । 

प्रतारकः [ प्र+-तु +णिच्‌--ण्तुल्‌ ] ठग, छद्मवेषी । 

प्रतारणम्‌ [ प्र+-तृ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. पार ले जाना 
2. घोखा देना, ठगना, छल, कपट, - णा जालसाजी, 
धोखा, मक्कारी, घूर्तता, बदमाशी, दगाबाजी, पाखंड 
यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा, उपास्यतां 
कलौ कल्पलता देवी प्रतारणा, प्रतारणासमर्थस्य 
विद्यया कि प्रयोजनम्‌ उद्भट । 

प्रतारित (वि०) [ प्र+-तृन-णिच्‌ञ-क्त] छला हुआ, 
ठगा हुआ । 

प्रति (अव्य) [ प्रथ्‌+-डति ] 1. धातु के पूर्व उपसर्ग के 
रूप में लग कर निन्नांकित अर्थ हु--(क) की ओर, 
की दिशा में (ख) वापिस, लौट कर, फिर (ग) के 
विरुद्ध, के मुकावले में, विपरीत (घ) ऊपर, घृणा 
(इस उपसर्गे से युक्त कुछ धातुओं को देखिए) 
2. संज्ञाओं (कृदन्त से भिन्न) से पूर्व उपसर्गे के रूप 
में निम्नांकित अर्थ (क) समानता, समरूपता, सादृश्य 
(ख) प्रतिस्पर्धा- -यथा प्रतिचन्द्र {प्रतिस्पर्थी चन्द्रमा ), 
प्रतिपुरुष आदि 3. स्वतंत्र रूप से संबंधबोधक अव्यय 
के रूप में प्रयुक्त (कर्म० के साथ) निम्नांकित अर्थ 
--(क) की ओर, की दिशा में, की तरफ-तौ दम्पती 
स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः 
--रघु० २।७०, १।७५, प्रत्यनिलं विचेर:--कु० ३। 


( ६४८ ) 


२१, वृक्षं प्रतिविद्योतते विद्युत्‌--सिद्धा०, (ख) 
विरुद्ध, प्रतिकूल, की विपरीत दिशा में, सम्मुख 
"तदा यायाद्रिपुं प्रति--मनु० ७१७१, प्रदुद्रव्स्तं 
प्रति राक्षसेन्द्रम्‌--रामा०, ययावजः प्रत्यरिसन्यमेव 
त रघु० ७५५, (ग) की तुलना में, सममूल्य पर, 
के अनुपात में, जोड़ का --त्वं सहस्राणि प्रति--ऋक्‌० 
२।१।८, (घ) निकट, के आसपास, पास की ओर, 
में, पर--समासेदुस्ततो गंगां श्यृंगवेरपुरं प्रति--रामा०, 
गंगा प्रति (ङ) के समय, लगभग, दौरान में-आदित्य- 
स्योदयं प्रति--महा०, फाल्गुनं वाथ चैत्र वा मासौ 
प्रति--मनु० ७।१८२, (च) की ओर से, के पक्ष में, 
के भाग्य मे-यदत्र मां प्रतिस्यात्‌ - सिद्धा०, हरं प्रति 
हुलादलं (अभवत्‌) --वोप०, (छ) प्रत्येक में, हरेक 
में, अलग-अलग (विभागसूचक), वर्ष प्रति, प्रतिवर्षम्‌, 
यज्ञ प्रति-याज्ञ० १1११०, वृक्षं वृक्षं प्रति सिचति 
--सिद्धा०, (ज) के विषय में, के संबंध में. के बारे 
में, विषयक, बाबत, विषय में--न हि मे संशोतिरस्या 


दिव्यतां प्रति--का० १३२, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि 
विप्रलब्धासि--मुद्रा ० १, धर्मप्रति-श० ५, मंदोत्सुक्यो 
ऽस्मि नगरगमनं प्रति- श० १, कु० ६।२७, ७८३, 
याज्ञ ९।२१८, रघु० ६।१२, १०२०, १२५१, 
(झ) के अनुसार, के समनुरूप --मां प्रति (मेरी 
सम्मति में), (डा) के सामने, की उपस्थिति में, (ट) 
क्योंकि, के कारण 4. स्वतंत्र संबंघबोधक अव्यय के रूप 
में (अपा० के साथ) इसका अर्थ हुँ, (क) प्रतिनिधि, 
के स्थान में, के वजाय -प्रद्युम्नः कृष्णात्प्रति-सिद्धा० 
संग्रामे यो नारायणतः प्रति---भट्टि० ८।८९, अथवा 
(ख) की एवज में, के वदले--तिलेम्य: प्रति यच्छति 
मापान्‌--सिद्रा०, भक्तेः प्रत्यमृतं झम्भोः--वोप० 
5. अव्ययीभाव समास के प्रथम पद के रूप में प्राय: 
इसका अर्थ हे, (क) प्रत्येक में या पर, यथा प्रतिसं- 
वत्सरम्‌ -- प्रतिवर्ष ), प्रनिक्षणं, प्रत्यहं आदि, (ख) 
को ओर, की दिशा में-प्रत्यग्नि शलभा डयन्ते 
6. प्रति" कभी कभी 'अल्पतार्थ' प्रकट करने के लिए 
अव्ययीभाव समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त 
होता है सूपप्रति, ज्ञाकप्रति (विशे० निम्नांकित 
समासों में वह सत शब्द जिनका दूसरा पद क्रिया के 
साथ अव्यवहित रूप से नहीं जुडा हुआ हे, सम्मिलित 
कर दिए गए हे, अन्य शब्द अपने २ स्थानों पर मिलेंगे । 
सम०-अक्षरम्‌ (अव्य०) प्रत्येक अक्षर में ` प्रत्यक्षर 
इळेवमवरप्रत्रंथ वास ०,--आग्नि (अव्य० ) अग्निको 
अर --अंगम्‌ 1. (शरीर का) गौण या छोटा अंग 
ऋऊजेसे कि नाक 2. .प्रभाग, अध्याय, अनुभाग 
3. प्रत्येक अंग 4. अस्त्र ( अव्य०--गम्‌) 1. शरीर 
कै प्रत्येक अंग पर-यथा--प्रत्यंगमालिंगिन:-गीत० १ 2. 


प्रत्येक उपप्रभाग या उपांग के लिए,--अनन्तर 
(वि०) 1. सट कर पड़ोस में होने वाला 2. उत्तरा- 
धिकारी के रूप में) निकटतम विद्यमान 3. तुरन्त 
बाद का, बिल्कुल जुड़ा हुआ--जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स 
ह्यस्य (ब्रह्मणस्य) प्रत्यनंतरः -- मनु० १०८२, टा 
१८५,-- अनिलम्‌ (अव्य०) हवा कौ ओर, या हवा 
के विरुद्ध-अनोक (वि०) 1. विरोधी, विरुद्ध, 
विद्वेषी 2. मुकाबला करने वाला, विरोध करने वाला 
--(कः) शत्रु (--कम्‌) 1. विरोध, शत्रुता, विप- 
रीत ढंग या स्थिति--न शक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम 
सुरासुरा:--राम० 2. शत्रु की सेना--यस्य शूरा महे- 
ष्वासा: प्रत्यनीकगता रणे--महा ०, येऽवस्थिताः प्रत्य- 
नीकेषु योघा:--भग० ११।३२, (यहां “प्रति” का अर्थ 
'शत्रुता' भी है) 3. (अलं० शास्त्र) अलंकार -- इसमें 
एक व्यक्ति उस शत्रु को जो स्वयं घायल नहीं हो 
सकता, चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है--प्रतिपक्षम- 
शक्तेन प्रतिकतुँ तिरस्क्रिया, या तदीयस्य तत्स्तुत्यै 
अत्यनीकं तदुच्यते--काव्य० १०,- अनुमानम्‌ प्रति- 
कूल उपसंहार-अंत (वि०) संसक्त, सटा हुआ, 
साथ लगा हुआ, सीमावर्ती (तः) 1. सीमा, हद, 
रघु० ४२६, 2. सीमावर्ती देश, विशेषतः म्लेच्छों 
द्वारा अधिकृत प्रदेश, “देशः सीमावर्ती देश, “पवत: 
साथ लगी हुई पहाडी--पादा: प्रत्यंग पर्वता:--अमर ०, 
अपकारः प्रतिशोध, बदले में क्षति पहुंचाना-शाम्ये- 
त्त्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन:-कु० २।४०,--अब्दम्‌ 
(अव्य०) प्रतिवषे,--अभियोग: वदले में दोषारोपण, 
रत्या रोप, अमित्रम्‌ (अव्य०) शत्रु की ओर, अर्कः 
झूठमूठ का सूरज,-अवयवम, (अव्य०) 1. प्रत्येक 
अंग में 2. प्रत्येक विशेषता के साथ, विवरण सहित, 
अवर (वि०) 1. निम्न पद का, कम सम्मानित 2. 
अवम, पतित, अत्यंत निगण्य,--अब्मन्‌ (पुं०) गेरु, 
“अहम (अव्य०) प्रतिदिन, हररोज, रोज--गिरिः 
शमुपचचार प्रत्यहम्‌ --कु० १।६०,--आकार:, कोष, 
म्यान,--आधात: 1. प्रत्याक्रमण 2. प्रतिक्रिया,-आचारः 
उपयुक्त आचरण या व्यवहार, आत्मम्‌ अकेला, 
अलग अलग, --आदित्य: झूठमूठ का स्रज, आरंभः 
1. फिर शुरु करना, दूसरी वार आरंभ करना 2. 
प्रतिषेध, आज्या 1. उम्मीद, पूर्वधारणा--मा० ९।८ 
2. विश्वास, भरोसा,--उत्तरम, जवाब, उत्तर का 
उत्तर,--उलूकः 1. कौवा 2. उल्लू से मिलता-जुलता 
पक्षी, --ऋच (अव्य०) प्रत्येक ऋचा में,-एक (वि०) 
प्रत्येक, हरेक. हरकोई (अव्य० कम्‌) 1. एक एक 
करके, एक बार में एक, अलग, अळग, अकेला, ह्र 
एक में, हर एक को (बहुधा विशेषणात्मक बल के 
साथ) --विवेश दण्डकारण्य प्रत्येकं च सतां मनः--रंधु० 


( ६४९ ) 


१२।९ (प्रत्येक सज्जन पुरुष के मन में प्रवेश किया) 
१२1३, ७३४, कु० २1३१, शत्रु,-क़्ठम्‌ 
(अव्य०) 1. अलग अंलग, एक एक करके 2. गले के 
निकट, --,कशः (वि०) उद्दंड, जो हण्टर से भी वश 
में न आवे,--कायः 1. पुतला, प्रतिमा, चित्र, समानता 
2. शत्रु-की० १३।२८ 3. लक्ष्य, चाँदमारी, निशान 
~-कितवः जूए मं प्रतिद्वन्द्वी, कुंजरः प्रतिरोधी हाथी 
कूपः परिवार, खाई,--कूल (वि०) अननुकूल 

विरीधी, प्रतिपक्षी, विरुद्ध प्रतिकूलतामृपगते हि 
विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता --शि० ९।६, कु० 
३१२४ 2. कठोर, बेमेल, अप्रिय, अरुचिकर--अप्यन्न- 
पुष्टा प्रतिकूलगब्दा-कु० १1४५ 3. अशुभ 4. विरोधी 
5. उलटा, व्यृत्क्रान्त 6. विपरीत, आड़ां, कर्कश, कठोर, 
आचरितम्‌ कुत्सित या आक्रमणात्मक कार्य अथवा 
आचरण --रघु० ८।८१, “उक्तम्‌, - क्तिः (स्त्री०) 
विरोध, "कारिन्‌ (वि०) विरोध करने वाला, -“दश्शन्‌ 
(वि०) अशुभ अथवा अभद्र दर्शनों वाला, प्रवर्तिन्‌ 
--र्वातन्‌ (अव्य०) विपरीत कार्यं करने वाला, 
उलटा मागे ग्रहण करने वाला, भाषिन्‌ (वि०) 
विरोध करने वाला, असंगत बोलने वाला, वचनम्‌ 
अरुचिकर या अप्रिय भाषण,--कूलम्‌ (अव्य०) 1 
विरोधी ढंग से, विपरीतता के साथ 2. उलटी तरह से, 
विपर्यस्त क्रम से, --क्षणम्‌ (अव्य०) प्रत्येक क्षण, हर 
समय,--कु० ३॥५६, --गजः आक्रमणकारी हाथी 
गात्रम्‌ (अव्प०) प्रत्येक अंग में, --गिरिः 1. सामने 
का पहाड़ 2. छोटा पहाड़, --गृहम्‌, -गेहम्‌ (अव्य०) 
हर घर में,--'ग्रामम्‌ (अव्य०) हर गांव में,- च 
झूठमूठ का चाँद, चरणम्‌ (अव्य०) . 1. प्रत्येक 
(वैदिक) सिद्धान्त या शाखा में 2. हर पग पर, 
छाया प्रतिविम्त्र, परछाई, खाया 2. 
प्रतिमा, चित्र, जंघा टाँग का अगला भाग 
जिह्वा, --जिह्विका गले की भीतर की घंटी, मांस- 
तालु, कोमल तालु, तंत्रम्‌ (अव्य०) प्रत्येक तंत्र या 
सम्मति के अन्‌ सार, - तंत्रसिद्धान्तः एक ऐसा सिद्धांत 


जिसको एक ही पक्ष ने माना हो (वादिप्रतिवाद्येकतर- 
मात्राम्युपगतः), -- यहम्‌ (अव्य) लगातार तीन 
दिन तक, दिनम्‌ (अव्य०) हर रोज, दिज्ञम्‌ 
(अव्य०) हर दिशा में, चारों ओर, सर्वत्र मेघ० 
५८, - देशम्‌ (अव्य०) प्रत्येक देश में, देहम्‌ 
(अव्य०) हरेक जरीर में, --दंबतर (अव्य०) प्रत्येक 
देवता के निमित्त,-इन्द्रः 1. प्रतिस्पर्धी, विरोधी, शत्रु 
प्रतिद्वंद्वी 2. चत्रु० ( - 
(वि०) ।!. विरोधी, अत्रुतापूर्णं 2. प्रतिकूल--कि० 
१६1२९ 3. लागडांट रखने वाला, प्रतिस्पर्धाशील 
णण्श० ४।४, (--पुं०) विरोधी, प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी 
८२ 


) विरोध, शत्रुता,--ंद्विन्‌ , 


--रघु० ७1३७, १५।२५,--द्वारम्‌ (अव्य०) प्रत्येक 
दरवाजे पर,--धुरः दूसरे घोड़े के साथ जुड़ा हुआ 
घोड़ा,-- नप्तु (पुं०) प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र--नव 
(वि०) 1. नूतन, युवा, ताज़ा 2. हाल का खिला 
हुआ, या जिसमें अभी कलियाँ आई हों-मेघ० ३६, 
--नाडी प्रशिरा, उपनाडी,-- नायकः किसी काव्य का 
खलनायक जैसे रामायण में रावण, तथा माघकाव्य में 
शिशुपाल,--पक्षः 1. विरोधी पक्ष, दल या गुटबन्दी 
शत्रुता 2. प्रतिकूल, शत्रु, दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिपक्ष- 
कामिनी प्रतिद्वंद्वी पत्नी--भामि० २।६४, विक्रमांक० 
१७०, ७३, प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकर्तुम्‌ - काव्य०१० 
समास में प्रायः 'सम' या 'समान' अर्थ में प्रयुक्त 
3. प्रतिवादी, मुहआल, -- पक्षित (वि०) 1. विरोध 
से युक्त, 2. विरोधात्मक प्रतिज्ञा से विफल किया 
हुआ, (जैसे न्याय में हेतु) (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष 
नामक दोष से युक्त हो ),-- पक्षिन्‌ (वि०) विरोधी, 
शत्र, - पथम्‌ (अव्य०) मार्ग के साथर, रास्ते की 
रास्ते की ओर,-प्रतिपथगतिरासी्वेगदीर्घीकृतांगः-कु० 
३।७६, - पदम्‌ (अव्य०) 1. प्रत्येक पग पर 2. प्रत्यक 
स्थान पर, सर्वत्र 3. प्रत्येक शब्द में, पादम्‌ (अव्य०) 
प्रत्येक चरण में,- पात्रम्‌ (अव्य०) प्रत्येक भाग के 
विषय में, प्रत्येक पात्र के विषय में प्रतिपात्रमाधीयतां 
यत्नः -- श० १ (प्रत्येक पात्र की देख रेख की जानी 
चाहिए, - पादपम्‌ (अव्य०) प्रत्येक वृक्ष में,-- पाप 
(वि०) पाप के बदले पाप करने वाला, बुराई के 
बदले बुराई करने वाला, - पु (पु) रषः 1. समान या 
सदृश पुरुष 2. स्थानापन्न, प्रतिनिधि 3. साथी 
4. पुतला आदमी का पुतला जिसे चोर किसी घर 
में स्वयं घुसने से पहले यह जानने के लिए फेंका करते 
थे कि कोई जाग तो नहीं रहा हे 5. पुतला 
(अव्य०) प्रत्येक मध्याह्नपूर्व, हर दोपहर से 
प्रभातम्‌ (अव्य०) प्रत्यक सुबह, -- प्राकारः बाहरी 
परकोटा या फसील, -- प्रियम्‌ बदले में की गई कृपा या 
सेवा रघु० ५।५६,-- बंधुः जो पद व स्थिति में 
समान हो, - बल (वि०) बल में समान, अपने जोड़े 
का, समान शक्तिशाली ( - लम्‌) शत्रु की सेना 
-अस्त्रज्वालावलोढप्रतिबलजलघेरंतरौर्वायमाणे-वेणी ० 
३।५, बाहुः भुजा को अगला भाग, कोहनी से नीचे 
का भाग बि (वि) बम्‌ 1. परछाई, प्रतिमूर्ति 
कु० ६।४२, शि० ९११८ 2. प्रतिमा, चित्र, भट 
(वि०) प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंद्वी घटप्रतिभटस्तनि नैं० 
१३।५, (टः) 1. प्रतिद्वंद्वी, प्रतिपक्षी 2. शत्रुपक्ष का 
योद्धा समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रति- 
भटा: काव्य० १०, भय (वि०) 1. भयावह 
भीषण, भयंकर, भयानक 2. खतरनाक पंच० 


( ६५० ) 


२१६६, (यम्‌) भय, खुतरा,--मंडलरूम्‌ केन्द्रम्रष्ट 
परिवेश,--मंदिरम्‌ (अव्य०) प्रत्येक घर में, -- मल्लः 
प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंद्वी--ने ० १।६३, पातालप्रतिमल्लगल्ल 
आदि -मा० ५1२२, - सायाः जवाबी जादू, -- मासम्‌ 
(अव्य० ) प्रतिमास, मासिक, - मित्रम्‌ शत्रु, विरोधी, 
“मुख (वि०) 1. मुंह के सामने खड़ा हुआ, सामने 
स्थित प्रतिमुखागत - मनु० ८२९१ 2. निकटवर्ती, 
उपस्थित (खम्‌) नाटक की एक घटना या गौणकथा- 
वस्तु जो नाटक के महान्‌ परिवतंन या उलट फेर को 
या ता जल्दी लादे या और भी अधिक देर कर दे 
ऋदे० सा० द० ३३४ और ३५१ --३६४,--मुद्रा 
मुकाबले की मोहर,--मुहतंम्‌ (अव्य०) प्रतिक्षण, 
~-सूतिः (स्त्रीश) प्रतिमा, समानता,--यूथपः 
आक्रमणकारी हाथियों के झुंड का अगुआ या नेता, 
---रथः प्रतिपक्षी योद्धा (शा० -युद्ध रथ में बैठ कर 
लड़ने बाला) --दौषयंतिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य--श० 
४1१९, . राजः विरोधी राजा, - रात्रम्‌ (अव्य०) 
हर रात, --रूप (वि०) 1. तदनुरूप, समान, मुकाबले 
का भाग रखने वाला,-चेष्टाप्रतिरूपिका मनोवृत्तिः 
"ण्श० १ 2. उपयुक्त, समुचित (पम्‌) चित्र, प्रतिमा, 
समानता, --रूपकम्‌ चित्र, प्रतिमा, --लक्षणम्‌ निशान, 
चिह्लू, प्रतीक, --लिपिः (स्त्रीश) लेख की नकल, 
लिखी हुई प्रति, -लोम (वि०) 1. नैसशिक क्रम के 
बिरुद्ध, व्युत्कान्त, उलटा 2. जाति विरुद्ध (अपने पति 
से उच्च वर्ण की स्त्रीकी सन्तान) 3. विरोधी 
4 नीच, दुष्ट, अधम 5. वाम (अव्य० मम्‌) 
बालों के विपरीत, अनाज के विरुद्ध उलटा, विपर्यस्त 

रूप से, "ज॒ (वि०) जाति के विपरीत क्रम में 
उत्पन्न अर्थात्‌ अपने पति से उच्चवणे की स्त्री की 
सन्तान, ~लोमकम्‌ उलटा क्रम, विपरीत क्रम, --वत्स- 
रम्‌ (अव्य०) प्रतिवर्ष, हर साल, नम्‌ हर जंगल 
में, -बर्षम्‌ (अव्य०) हरसाल,--वस्तु (नपुं०) 
1, समान, प्रतिमूति, प्रतिरूप 2. प्रतिदान 3. समानता, 
तुल्यता “उपमा एक अलंकार जिसकी परिभाषा मम्मट 
ने यह दी हँ--प्रतिवस्तूपमा तु सा, सामान्यस्य द्विरे- 
कस्य॒ थत्र वाक्यद्वये स्थितिः--काव्य० १०, उदा० 
तापेन भ्राजते सूर्यः शूरश्चापेन राजते-चन्द्रा० ५। 
४८, -वातः उलटी हवा (अब्य०-तम्‌) हवा के 
विरुद्ध चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य 
नाश?) १।३४,--वासरम्‌ (अव्य०) प्रतिदिन 
“:विपदस्‌ (अव्य०) 1. प्रत्येक शाखा पर 2. एक 
एक शाखा पर, बेदम्‌ (अव्य०) प्रत्येक वेद में या 
हरेक वेद के लिए,--विषम्‌ विषप्रतीकारक औषधि, 


प्रत्येक अवसर पर,--बैश: 1. पडौस का घर, आसपास 
2. पडौसी,-वेशिन (अ०) पडौसी,--वेइमन्‌ (नपुं० } 
पड़ौसी का घर,--बैश्य: पडौसी,--बैरम्‌ वैर प्रतिशोध, 
बदला, प्रतिहिसा,- शब्द: 1. प्रतिध्वनि, गूँज,-वसुधा- 
घरकन्दराभिसर्पी प्रतिशन्दोऽपि हरेभिनत्ति नागान्‌ - 
विक्रम० १।१६, कु० ६।६४, रघु० २।२८ 2. गरज, 
दहाड़,--शलिन्‌ (पुं) झूठमूठ का चाँद,--संवत्सरम्‌ 
(अब्य०) प्रतिवर्ष, हर साळ,--सम (वि०) तुल्य, 
जोड़ का,-सब्य (वि०) विपर्यस्त क्रम में,--सायम्‌ 
(अव्य०) प्रतिसंध्या, हर साँझ, सूयं:,---सूर्थकः 
1. झूठमूठ का सूरज 2. छिपकली, गिरंगिट---उत्तर० 
२।१६,--सेन शत्रु की सेना,--स्थानम्‌ (अव्य०) 
हर स्थान में, हर स्थान पर,--ख्रोतम्‌ (नपुं०) धारा 
के विपरीत--हस्त:,--हस्तकः प्रतिनिधि, अभिकर्ता, 
स्थानापन्न, प्रतिपुरुष--आश्रितानां भृतौ स्वामिसेवायां 
घर्मसेवमे, पुत्रस्योत्पादने चेव न संति प्रतिहस्तका, 
ऊहि० २।३३। 

प्रतिक (वि०) [ कार्षापण--ठिठन्‌, कार्षापणस्य प्रत्या- 
देशः ] कार्षापण के मूल्य का या कार्षापण से खरीदा 
आ। 

त [ प्रति+-क-+-अप्‌ | प्रतिशोध, क्षतिपूति । 

प्रतिकर्त॑ (वि०)” (स्त्री०-त्री) [ प्रतिञ-कृञ-तृच्‌ ] 
प्रतिशोध लेने बाला, क्षतिपूर्ति करने वाळा--(पुं०) 
विरोधी, विपक्षी । 

प्रतिकर्मन (नपुं०) [ प्रति--कु--मनिन्‌ ] 1. प्रतिशोध, 
प्रतिहिसा 2. हर्जाना, उपचार, प्रतिकार 3. शारीरिक 
श्रृंगार, रूपसज्जा, प्रसाधन, शरीर-सज्जा (अबलाः) 
प्रतिकर्म कर्तुमुपचक्रमिरे समये हि सर्वमुपकारि कृतम्‌ 
जाशि० ९४३, ५१२७, कु० ७३ 4. विरोघ, शत्रुता । 

प्रतिकर्ष: [ प्रति -/-कृष्‌ ---धज्ण_ ] 1. एकत्रीकरण, संयोजन 
2. (किसी आगे आने वाले शब्द का) पूर्व विचार 

प्रतिकष: [ प्रति+-कष्‌--अच्‌ ] 1. नेता 2. सहायक 
3. संदेशहर । 

प्रति (तो) कारः[ प्रति-जक्ृ--घक्रा , पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः | 1. प्रतिशोध, पुरस्कार, प्रेतिदान 2. बदला, 
प्रतिहिसा, प्रतिफळ 3: प्रतिविधान, निवारण, रोक- 
थाम, उपचार, इलाज या चिकित्सा--विकारं खलु 
परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारंभः प्रतीक्रारस्य श० ३, प्रती- 
कारो व्याधेः सुखमिति विपयस्थति जनः--भर्तृ० ३। 
९२ 4. विरोध | सम०--कर्मन्‌ {नपुं०) जीणोद्धार 
करना, सुधार करना,--विधानम्‌ इलाज करना, 
चिकित्सा करना--प्रतिकारविघानमायुषः सति शेषे 
हि फलाय कल्पते -- रघु० ८।४० 


विष्णुकः मुचकुन्द वृक्ष,---बोरः विपक्षी, शनु,-वुषः | प्रति (ती) काझः [ प्रति+कश्‌)-घड्ग्‌, पक्षे उपसगंस्य 


आक्रमणकारी बल,-बेलम्‌ (अव्य०) हर समय, 


दीर्घः | 1, परछाई 2. दृष्टि, दर्शन, सादृश्य--- (प्राय: 


( ६५१ ) 


समास के अन्त में-के समान' से मिलता-जुलता' अर्थ | प्रतिगृहीत (भू० 


प्रकट करता है) --पुटपाकप्रतीकाश:--उत्तर० ३१ । 

प्रतिकुंचित (वि०) [ प्रति~-कुञ्च्‌+-क्त ] झुका हुआ, 
मुडा हुआ। 

प्रतिकृत (भू० क० कृ०) [ प्रतिञक्‌ +क्त ] 1. वापिस 
किया हुआ, लौटाया हुआ, प्रतिशोधित, प्रतिहिसित 
2. प्रतिविहिति, उपचार किया हुआ । 

प्रतिकृतिः (स्त्री) [ प्रतित-क्‌+-क्तिन्‌ ] 1. बदला, 
प्रतिहिसा 2. वापसी, प्रतिशोध 3. परछाई, प्रतिबिब 
4. समानता, चित्र, मूर्ति, प्रतिमा--रघु० ८।९२, 
१४।८७, १८।५३ 5. स्थानापन्न । 

प्रतिकृष्टः (भू क० कू०) [ प्रतिञ-कुष्‌+-क्त ] 1. दो- 
वारा जोता हुआ 2. पीछे ढकेला हुआ, तिरस्कृत, 
अस्वीकृत 3. छिपाया हुआ, गुप्त 4. नीच, दुष्ट, 
अधम । 

प्रतिकोपः, प्रतिरोधः [ प्रति+-कुप्‌ (क्रुध्‌) -घडा, ] 
क्रोध के प्रति होने वाला क्रोध । 

प्रतिक्रमः [ प्रति+-क्रम्‌+-घञ्ञ्‌ ] उलटा क्रम । 

प्रतिक्रिया [ प्रति+-क्‌ +-श, इयङ--टाप्‌ | 1, क्षतिपूर्ति, 
प्रतिशोध 2. प्रतिहिसा, बदला, प्रतिफल 3. प्रतिबिधान, 
प्रतीकार, दूरीकरण--अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति 
प्रतिक्रिया --उत्तर०--५।१७, रघु० १५।४ 4. विरोध 
5. शरीरसज्जा, श्रृंगार, रूपसज्जा 6. रक्षा 7. सहा- 
यता, कुमक या साहाय्य । 

wh (वि०) [ प्रति+क्रुश्‌+-क्त | दयनीय, बेचारा, 
गरीब, 

प्रतिक्षयः [ प्रति~-क्षि+-अच्‌ ] संरक्षक, टहलुआ । 

प्रतिक्षिप्त (भू० क० कू०) [ प्रति+-क्षिप्‌+-क्त ] 1. रद्द 
किया हुआ, अस्वीकृत, हटाया हुआ 2. प्रतिकृत, प्रति- 
सुद्ध, पीछे ढकेला हुआ, अवरुद्ध किया हुआ 3. अप- 
भाषित, भत्संना किया हुआ, बदनाम किया हुआ 
4. भेजा हुआ, प्रेषित । 

प्रतिक्षुतम्‌ [ प्रति+-क्षु+-क्त ] छींक । 

प्रतिक्षपः [ प्रति+क्षिप्‌+-घञ्ञ्‌ { 1. प्राप्ति स्वीकार न 
करना, अस्वीकृति 2. विरोध करना, खण्डन करना, 
प्रतिवाद करना 3. विवाद । 

प्रतिर्याति: [ प्रति --ख्या --क्तित्‌ ] विश्रुति, प्रसिद्धि । 

प्रतिगत (भू० क० कृ०) [ प्रति--गमूर्स क्त ] आगे या 
पीछे उडान भरना, इधर उधर चक्कर काटना । 

प्रतिगमनम्‌ [ प्रति--गम्‌ +ल्युट्‌ ] लौटना, वापिस जाना, 
वापसी । 

प्रतिगहित (भू० क० कृ०) [ प्रतिस-गहे +-क्त ] कलंकित, 
निन्दित । 

प्रतिगर्जना [ प्रति+गर्ज +युच्‌-+टाप्‌ ] गर्जन के जवाब 
में गजना करना, किसी की दहाड़ सुनकर दहाड़ना । 


। 


क० कु०) [ प्रति+ग्रह नक्त] 
1. लिया, ग्रहण किया, स्वीकार किया 2. मान लिया, 
हामी भरी 3. विवाह किया । 

प्रतिग्रहः [ प्रतिञ-ग्रह्‌ --अप्‌ | ग्रहण करना, स्वीकार 
करना 2. दान ग्रहण करना या स्वीकार करना 
3. दान ग्रहण करने का अधिकार 4. उपहार ग्रहण 
करने का अधिकार (जो कि ब्राह्मणों का ही विशेषा- 
धिकार है) -मनु० १८८, ४८६, याज्ञ० १११८ 
4. भेंट, उपहार, दान-राज्ञः प्रतिग्रहोश्यम्‌-श० १, शि० 
१४1३५ 5. (भेंट का) ग्रहण करने वाला 6. सादर 
स्वागत 7. अनुग्रह, शान 8. पाणिग्रहण 9. ध्यान पूर्वक 
सुतना 10. सेना का पिछला भाग 11. पीक दान । 

प्रतिग्रहणम्‌ [ प्रति--ग्रह --ल्युट्‌ | 1. उपहार ग्रहण 
2. स्वागत 3. पाणिग्रहण । 

प्रतिग्रहिन्‌, प्रतिगृहीत्‌ (पुं०) [प्रतिग्रह--इनि. | प्रति 
-+-ग्रह +तृच्‌ ] ग्रहण करने वाला, ग्रहीता । 

प्रतिग्राहः [ प्रति--ग्रह +ण ] 1. उपहार स्वीकार करना 
2. थूकदान, पीक दान । 

प्रतिघः [ प्रति--हन्‌--ड, कुत्वम्‌ ] 1. विरोध, मुकाबला 
2. लडाई, संघर्ष, आपस की मारपीट 3. क्रोध, रोष 
4. मूर्छा 5. शत्रु । 

प्रति (तो) घातः [ प्रति --हन्‌--णिच्‌ --अप्‌, पक्षे उपसगंस्य 
दीर्धः ] 1. दूर हटाना, पीछे ढकेलना 2. विरोध, 
मुकाबला 3. आघात के बदले आघात, जवाबी आधात 
4, प्रतिक्षेप, प्रतिकार 5. प्रतिषेध । 

प्रतिघातनम्‌ [ प्रति+हन्‌+-णिच्‌+-स्यृट्‌ ] 1. 
ढकेलना, दूर हटाना 2. वध, हत्या । 

प्रतिघ्नम्‌ [ प्रति+-हन्‌+ क ] शरीर । 

प्रतिचिकोर्षा [ प्रति--कर्स-सन्‌--टाप्‌ | बदले की इच्छा, 
प्रतिहिसा की इच्छा, बदला लेने की अभिलाषा । 

प्रतिचिन्तनम्‌ [ प्रति + चिन्त्‌ +-ल्युट्‌ ] मनन करना, गहन- 
चितन करना । 

प्रतिच्छदनम्‌ | प्रति+- छद्‌ --ल्युट्‌ | ढकना, चादर । 

प्रतिच्छंदः, प्रतिच्छंदकः [ प्रति- छन्दू--घळ्न , कन्‌ च] 
1. समानता, चित्र, मृति प्रतिमा 2. स्थानापन्न 
ऊझरशि० १२।२९। 

प्रतिच्छन्न (भू० क० कृ०) [ प्रति+-छद्‌ न-क्त ] 1. ढका 
हुआ, आच्छादित, लपेटा हुआ 2. छिपाया हुआ, गुप्त 
3. जुटाया हुआ, पूर्वसंचित 4. गोट या मगजी 
लगाया हुआ, जड़ा हुआ । 

प्रतिच्छदः [ प्रतिञ-छिद्‌ + घञ ]मुकाबला, विरोध । 

प्रतिजल्पः [ प्रति~- जल्प्‌ +-घञा | उत्तर, जवाब । 

प्रतिजल्पकः [ प्रतिजल्प+-कन्‌ ] सादर सहमति । 

प्रतिजागरः [ प्रति+जागृ--घञ्ञ ] निगरानी, देख-रेख 
सावधानी । 


पीछे 


( ६५२ ) 


प्रतिजीवनम्‌ [ प्रति--जीव्‌--ल्युट्‌ ] पुनर्जीवन, पुनः 
सजीवता । 

प्रतिज्ञा [ प्रति+ज्ञा+-अहू-+टाप्‌ ] 1. मानना, अंगीकार 
करना 2. व्रत, वचन, वादा, औपचारिक घोषणा 
--दैवात्तीणं प्रतिज्ञः --मुद्रा० ४1१२, तीर्त्वा जवेनैव 
नितांतदुस्तरां नदीं प्रतिज्ञामिव तां गरीयसीम्‌--शि० 
१२।७४ 3. उक्ति. दुढोक्ति, घोषणा, प्रकथन 
4. (न्याण में) प्रस्थापना, सवाक्य पंचांगी अनुमान 
का प्रथम अंग, दे० 'न्याय' के अन्तर्गत ("पर्वतो 
बह्लिमान्‌, सामान्य उदाहरण हूँ) 5. 


अभियोग, ; 


आरोपपत्र । सम०-- पत्रम्‌ बंधपत्र, लिखित संविदापत्र, ; 


-भंगः प्रतिज्ञा का तोड़ देना,-बिरोधः वचन के विरुद्ध ! 
आचरण करना, --विवाहित (वि०) जिसकी सगाई हो 


गई हो,-संन्यासः 1. वचन भंग करना, 2. (न्या० में) 
मूल प्रस्ताव का त्याग कर देना (इसी अर्थ में प्रतिज्ञा- 
हानि' शब्द भी प्रयुक्त होता है) 

प्रतिज्ञात (भू० क० कृ०) [प्रतिञ-ज्ञा+-क | 1. उद्घोषित, 
उक्त, दृढ़ता पूर्वक कथित 2. वचनबद्ध, सहमत 
3. माना हुआ, अंगीकृत--तम्‌ वचन, वादा । 

प्रतिज्ञानम्‌ [ प्रतिज्ञा सल्युट । । 
2. करार, वादा 3. मानना, स्वीकार करना । 

प्रतितरः [ प्रति--तृ --अप्‌ ] डांड खेने वाला, मल्लाह या 
नाविक । 

प्रतिताली [ प्रतिगता तालम्‌--प्रा० स० डीष्‌ ] (दरवाजे 
की) कुंजी, चाबी । 

प्रतिदर्शनम्‌ [ प्रति +-दृश्‌ +ल्युट्‌ ] देखना, प्रत्यक्ष करना । 

प्रतिदानम्‌ प्रति] दा +ल्युट्‌ |! पलटाना. प्रत्यर्पण, वापिस 
देना, (धरोहर आदि को) पुनराप्ति 2. विनिमय, 
वस्तुओं की अदलावदली । 


प्रतिदारणम्‌ [ प्रति-।-दृ ‡-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. लड़ाई, युद्ध | 


2. फाड़ना । 


प्रतिदिवन्‌ (पुं०) प्रिति 1-दिव्‌-- कनिन्‌ ] 1. दिन 2. सूर्य । | 


प्रतिदुष्ट (भू? क० कृ०) [प्रति+-दृश्‌ञ-क्त | 1. देखा 
हुआ 2. दृष्टि गोचर, दृश्यमान । 

प्रतिधावनम्‌ [ प्रति !-धाव--ल्युट्‌ ] घावा बोलना, हमला 
करना, आक्रमण करना । 

प्रतिध्वनिः, प्रतिध्वानः | प्रति4-ध्वन्‌ नइ, घडा, 
गूँज, प्रनिध्वनन ! 

प्रतिध्वस्त | भू. क० कृ०) [प्रति +-ध्वंस्‌+-क्त ] पछाड़- 
कर नीचे गिराया हुआ, अधोमुख, खिन्न । 

प्रतिनन्दनम्‌ [ प्रति : -नन्द्‌ + ल्युट्‌ ] 1. वघाई देना, स्वागत 
करना 2. धन्यवाद देना । 

प्रतिनादः [ प्रति + नद्‌ : घडा, ] गूँज, प्रतिध्वनि । 

प्रति (तो) नाहः | प्रति+नह--घञ्ञ्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः | झंडा, पताका । 


वा] 


दुढोक्ति, प्रकथन 


प्रतिनिधिः [ प्रति+ नि--धा-:-कि ] 1.स्थानापन्न, एवजी, 
वह्‌ व्यक्ति जो किसी दूसरे के बदले काम पर लगाया 
जाय--सोऽभवत्प्रतिनिधिनं कर्मणा--रघु० ११।१३, 
११८१, ४५८, ५।६३, ९।४० 2. सहायक, प्रणिधि 
3. स्थानापत्ति 4. जामिन 5. प्रतिमा, समानता, चित्र | 

प्रतिनियमः [ प्रा स० ] सामान्य नियय । 

प्रतिनिजित (भू० क० कृ०) [प्रतिञनि+-जि+क्त] 
1. पराजित, परास्त 2. निराकृत, निरस्त । 

प्रतिनिर्देश्य (वि०) [ प्रतिञ-निर्‌+-दिश्‌+-ण्यत्‌ ] जो 
पहला कहा हुआ होने पर भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संबंधी और कुछ भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संबंधी और कुछ भी कह दिया जाय 
--तु० काव्य» ७ में दिये गये उदाहरण की--उदेति 
सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च-- (यहाँ 'ताम्र 
शब्द की पुनरुक्ति यह बतलाने के लिए की गई कि 
सूर्य 'छाल ही निकलता हे, 'लाल' ही छिपता हुँ) 

प्रतिनिर्यातनम्‌ [ प्रति+-निर्‌+-यत्‌ णिच्‌-+-ल्युट्‌ ] प्रति- 
शोध, प्रतिहिसा । 

प्रतिनिविष्ट (वि०) [ प्रति+-नि+-विश्‌+-क्त ] दुराग्रही 
हठी, पक्का, जिद्दी । सम०--मूर्खः दुराग्रही बेवकूफ, 
पक्का बुद्ध-न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमारा 
घयेत्‌-- भतृं० २।५। 


प्रतिनिवर्तनम्‌ [ प्रति†-नि+वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. लौटाना, 
वापसी 2. मड़ना । 
प्रतिनोदः [ प्रति {-नुद+ घञा ] पीछे ढकेलना, पीछे 
हटाना । 
प्रतिपत्तिः (स्त्रीश) [ प्रतिञ-पद्‌-+-क्तिन्‌ ] 1. हासिल 
करना, अवाप्ति, उपलब्धि -- चन्द्रलोकप्रतिपत्तिः, स्वर्ग ० 
आदि 2. प्रत्यक्षज्ञान, अवेक्षण, चेतना, (यथार्थ) ज्ञान 
- वागथंप्रतिपत्तये-रघु० १1१, तयोरभेद प्रतिपत्तिरस्ति 
मे--भतं ० ३।९९, गुणिनामपि निज रूपप्रतिपत्ति 
परत एव संभवति वास० 3. हामी भरना, आज्ञा 
पालन, स्वीकरण--प्रतिपत्तिपराङमुखी---भदि० ८।९५ 
(आज्ञानुपालन के विरुद्ध, यश में न आने वाला) 
4. माल लेना, अभिस्वीकृति 5. दढोक्ति, उक्ति 
6. समारंभ, शुरु, उपक्रम 7. कार्यवाही, प्रगमन, क्रिया 
विधि--वयस्य का प्रतिपत्तिरत्र -मालवि० ४, कुऽ 
।४२, विषादलूप्त प्रतिपत्ति सैन्यम्‌--रघु० ३।४०, सेना 
जो क्या कार्यविधि अपनाई जाय इस बात को विषाद 
के कारण न जान सकी) 8. अनुष्ठान, करना, प्रगमन 
करना प्रस्तुत प्रतिपत्तय--रघु० १५।७५ 9. दृढ़ 
संकल्प, निश्चित घारणा--व्यवसायः प्रतिपत्ति निष्ठर 
-रघु० ८५५ 10. समाचार, ग॒प्त वार्ता कर्मसिद्धा 
वाशु प्रतिपत्तिमानय-- मृद्रा० ४, श० ६ 11. सम्मान 
आदर, पूजनीयता का चिह्न, आदरयुक्त व्यवहार 


( ६५२ ) 


-र्‍सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया 
श० ४।१६, ७१, रघु० १४।२२, १५1१२ 

12. प्रणाली, उपाय 13. बुद्धि, प्रज्ञा 14. रिवाज, 
प्रयोग 15. उन्नति, तरक्की, उच्चपद प्राप्ति 16. यश, 
प्रसिद्धि, ख्याति 17. साहस, भरोसा, विश्वास 
18. सम्प्रत्यय, प्रमाण । सम०- दक्ष (वि०) कार्य 
विधि का ज्ञाता,-पटहः एक प्रकार का नगाड़ा, --भेदः 
मतभेद, दृष्टिकोण में अन्तर,--विज्ञारद (वि०) 
कार्यविघि से परिचित, कुशल, चतुर | 

प्रतिपद्‌ (स्त्री) [प्रति+-पद्‌+-क्विप्‌] 1. पहुँच, प्रवेश, 
मार्ग 2. आरम्भ, शुरु 3. प्रज्ञा, बृद्धि 4. शुक्लपक्ष का 
पहला दिन 5. नगाड़ा। सम०--चन्ब्रः (प्रतिपदा 
का) नया चाँद, (विशेष रूप से पूज्य) --प्रतिपच्चन्द्र- 
निभोयमात्मजः--रघु० ८॥६५,--तुर्यम्‌ एक प्रकार 
का नगाड़ा । 

प्रतिषदा,-दी [ प्रतिपद्‌ -टाप्‌, ङीष्‌ वा ] शुक्लपक्ष का 
पहला दिन । 

प्रतिपन्न (भू० क० कृ०) [प्रति+-पद्‌ +कक्‍्त] 1. उपलब्ध, 
प्राप्त 2. किया गया, अनुष्ठित, कार्यान्वित, निष्पन्न 
3. हाथ में लिया हुआ, आरब्ध 4. वचन दिया हुआ, 
लगा हुआ 5. सहमत, माना हुआ, स्वीकार किया 
हुआ 6. ज्ञात समझा हुआ 7. जवाब दिया गया, उत्तर 
दिया गया 8. प्रमाणित, प्रदर्शित (प्रति पूर्वक पद्‌' 
देखो) । 

प्रतिपादक (वि०) (स्त्री०-दिका) [प्रतिपद्‌ +णिच्‌ 
+पण्वुल] 1. देने वाला, स्वीकार करने वाला, प्रदान 
करने वाला, समपित करने वाला 2. प्रदर्शित करने 
वाला, सहायता करने वाला, प्रमाणित करने वाला, 
स्थापित करने वाला 3. सोच-विचार करने वाला, 
व्याख्या करने वाला, सोदाहरण निरूपण करने वाला 
4. उन्नत करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, प्रगति करने 
वाला 5. प्रभावशाली, निष्पादन करने वाला । 


प्रतिपादनम्‌ [प्रति--पद्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. देना, स्वीकार 
करना, प्रदान करना 2. प्रदर्शन, प्रमाणन, स्थापन 
3. अनुशीलन, व्याख्यान विस्तृत, रूप से प्रस्तुत करना, 
सोदाहरण निरूपण 4. कार्यान्विति, निष्पन्नतां, पूर्णता 
5. जन्म देना, पैदा करना 6. आवृत्ति, अभ्यास 
7. आरम्भ । 

प्रतिपादित (भू० क० कृ०) [ प्रति+-पद्‌ +णिच्‌+-क्त ] 
1. दिया हुआ, प्रदत्त, स्वीकृत, प्रस्तुत 2. स्थापित, 
प्रमाणित, प्रदर्शित 3. व्याख्यात, सविवरण प्रस्तुत 
4. उद्धोषित, उक्त 3. जन्म दिया, पैदा किया । 

प्रतिपालक: [ प्रति--पाल्‌ --णिच्‌ +प्वुल | बचाने वाला, 
संरक्षक अभिभावक । 

प्रतिपालनम्‌ [प्रति +-पाल्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] संरक्षण, बचाना 


रक्षा करना, पालन करना, अभ्यास करना ! 

प्रतिपोडनम्‌ [ प्रति+पीड्‌+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 
करना, सताना । 

प्रतिपूजनम्‌,-पूजा [ प्रति+-पूज्‌+-ल्युट्‌, प्रतिपूण्‌ +-अ-+- 
टापू | 1. श्रद्धांजलि आपत करना, सम्मान प्रदर्शित 
करना 2. पारस्परिक अभिवादन, शिष्टाचार का 
विनिमय । 

प्रतिपूरणम्‌ [प्रति+-पूर्‌+-ल्युट्‌] 1. पूरा करना, भरता 
2. (सुईदार पिचकारी द्वारा किसी तरल पदार्थ को) 
अन्तः क्षिप्त करना । 

प्रतिप्रणामः [ प्रतिञ-प्र+-नम्‌+-घञ्ञ्‌ ] बदल में किया 
गया अभिवादन । 


प्रतिप्रदानम्‌ [प्रतिञ-प्र+दा¬-ल्यूट्‌] 1. वापिस कारमा, 
लौटाना 2. विवाह में देना । 

प्रतिप्रयाणम्‌ [प्रति] प्र+-या-+ ल्युट्‌] वापसी, प्रत्यावर्तन । 

प्रति प्रश्‍न: [प्रति + प्रच्छञ-नङ,] के बदले में पूछा गया 
प्रश्‍न 2. उत्तर । 

प्रति प्रसव: [प्रति+-प्रय-सू+-अप्‌] 1. प्रत्यपवाद, अपवाद 
का अपवाद (जहाँ अपवाद के अन्तर्गत उदाहरणों में 
ही सामान्य नियम का विधान प्रदर्शित किया जाय) 
तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ (याजका- 
दिभिश्च) सिद्धा० । 

प्रति प्रहारः [ प्रति+-प्र+हृ+-घञ्ं ] बदल में प्रहार 
करना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ लगाना । 

प्रतिष्लवनम्‌ [प्रति+-प्ल्‌+-ल्यूट्‌] पीछे की ओर कूदना । 

प्रतिफल: प्रतिफलनम्‌ [ प्रति+फल्‌-अच्‌, प्रतिफल +- 
ल्युट्‌] 1. परछाई, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, छाया 2. पारिः 
श्रमिक, प्रतिदान 3. प्रतिहिसा, प्रतिशोध । 

प्रतिफुल्लक (वि०) [प्रति+-फुल्ल्‌ +-ण्बुलू] खिलने वाला, 
पूरा खिला हुआ । 

प्रतिबद्ध (भू क० कृ०) [प्रति {-बंघ्‌+-क्त] 1. बांचा 
गया, बँधा हुआ, कसा हुआ 2. जोड़ा गया 3. अवरूद्ध, 
रुकावट डाली गई, बाधित 4. टंका हुआ, जड़ा हुआ 
--शि० ९।८ 5. समायुक्त, अधिकार में करने वाला 
6. फंसा हुआ, अन्तर्ग्रस्त 7. दूर रक्खा हुआ 8. निराश 
9. (दर्शन० में) अनिवार्यं तथा अविच्छिन्न रूप से 
संयुक्त (जसे आग और धुंआँ) । 

प्रतिबंध: {प्रति-बंघ्‌ +-धञ्ग्‌ | 1. बंधन, बाँघना 2. अव- 
रोघ, रुकावट विघ्न--सतप: प्रतिबंधमन्यृना --रघ्‌० 
८८०, महावी० ५।४ 3. विरोध, मुकाबला 4. आव- 
रण, नाकेबंदी, घेरा 5. संबंध 2. (दर्शन० में) 
अनिवार्य तथा अविच्छिन्न संयोग । 

प्रतिबंधक (वि) (स्त्री ०--घधिका) [प्रति-+-बंध्‌+- 
ण्वुल्‌] 1. बांधने वाला, जकड़ने वाला, 2. रुकावट 
डालने वाला, अवरोध करने वाला, विध्नकारक 3. 


अत्याचार 


( ६५४ ) 


मुकाबछा करने वाला, विरोध करने वाला,--कः 
शाखा, अंकुर । 

प्रतिबंधनम्‌ [प्रति+-बंध्‌ +-ल्युट्‌] 1. बाँधना, कसना 2. 
कैद, बंधन 3. अवरोध, रुकावट । 

प्रतिबंधि:,--धो [प्रतिबन्ध +-इनि, प्रतिबन्ध --डौष्‌] 1. 
आक्षेप 2. ऐसा तर्क जो विपक्ष पर समान रूप से 
प्रभाव डाले (इस अर्थ में प्रतिबन्दी' शब्द भी है) । 

प्रतिबाधक (वि०) [प्रति--बाध्‌--ण्वुल्‌] 1. हटाने वाला, 
दूर करने वाला 2. रोकने वाला, अवरुद्ध करने वाला। 

प्रतिवावतम्‌ प्रतित-बाघ्‌ +ल्युट्‌] हटाना, दूर करना, 
अस्वीकार करना । 

प्रतिबिबनम्‌ [प्रतिबिम्ब--क्विप्‌--ल्यूट्‌] 1. परछाई 2. 
तुलना --दृष्टांत: पुनरेतेषां सर्वषां प्रतिबिम्बनम्‌ 
---काव्य० १०। 

अतिबिबित (वि०) [प्रतिबिब--क्विप्‌--क्त] जिसकी 
परछाई पड़ी हो, दर्पण में प्रतिफलित । 

प्रतिबुद्ध (भू० क० क्ृ०) {[प्रति-{-बुघ्‌+-क्त] 1. जागा 
हुआ, जगाया हुआ 2. पहचाना हुआ, देखा हुआ 3. 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

प्रतिबुद्धि: (स्त्री०) [प्रति +-बुध्‌+-क्तिन्‌] 1. जागरण 
2. विरोधी अभिप्राय या इरादा । 

पतिब्रोधः [प्रति +-बुध्‌ +-धञञ्‌] 1. जागना, जागरण, 
जगाया जाना -तदपोहितुमहसि प्रिये प्रतिबोधेन 
विषादमाशु मे--रघु० ८।५४, अप्रतिबोधशायिनी 
५८, सदा के लिए सो जाने वाली'-. कि० ६।१२, 
१२1४८ 2. प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी 3. अनुदेश, शिक्षण 
4. तके, तर्कना, मनःशक्ति--किमुत याः प्रतिबोधवत्यः 
श० ५।२२। 

प्रतिबोधनम्‌ [प्रतिबुध्‌ +-थिच्‌+-ल्युट्‌] 1. जगाना 2. 
शिक्षण, अनुदेश । 

प्रतिबोधित (वि०) [प्रति+-बुघ्‌ णिच्‌-क्त] 1. 
जगाया हुआ 2. अन्‌ दिष्ट, शिक्षित । 

प्रतिभा [प्रति--भा--क--टाप्‌] 1. दर्शन, दृष्टि 2. 
प्रकाश, प्रभा 3. बुद्धि, समझ--कि० १६।२, विक्रम० 
१।१८, २३ 4. मेवा, प्रखर बुद्धि, विशद कल्पना, 
प्रज्ञा (प्रज्ञा नवनवोन्मेवशालिनो प्रतिभा मता) 5. 
प्रतिबिब, परछाई 6. धृष्टता, ढिठाई। सम०-- अन्वित 
(वि०) 1. मेधावी, प्रज्ञावान्‌ 2. बेधडक, साहसी, 
--भुख (वि०) साहसी, दिलेर,- हानिः (स्त्री० ) 
1. अंधकार 2. प्रज्ञा या मेधा का अभाव । 

प्रतिभात (भू० क० कृ०) [प्रति +-भा--क्त] 1. उज्ज्वल, 
प्रभायुक्‍त 2. ज्ञान, अध्याहृत, अवगत । 

तिभानम्‌ [प्रति ]-भा--ल्यूट्‌] 1. प्रकाश, दीप्ति 2. बुद्धि 
या समझ, ज्ञान की चमक--हि० ३१९ 3. हाजिर 
जवाबी,-प्रत्युत्पन्नमतित्व-कालावबोध: प्रतिभानवत्त्वम्‌ 


जामा० ३।११, दमघोषसुतेन कश्चन प्रतिशिष्टः 
प्रतिभानवानथ--शि० १६।१। 

प्रतिभावः [त्रति+-भू+-घञ्ञ्‌] तदनुरूप वृत्ति । 

प्रतिभाषा [प्रति+-भाष्‌+-अ-+-टाप्‌] उत्तर, जवाब । 

प्रतिभासः [प्रदि+-भास्‌ घडा] 1. मन में स्फुरित होना, 
चमकना ' झलकना, (अकस्मात्‌) प्रतीति--वाच्य- 
वैचित्र्य प्रतिभासादेव--काव्य० १० 2. दृष्टि, दर्शन 
3. भ्रम, माया । 

प्रतिभानम्‌ [प्रति+-भास्‌ +ल्युट्‌] दृष्टि, दर्शन, झलक । 

प्रतिभिन्न (भू० क० कृ०) [प्रति--भिद्‌--क्त] 1. पार- 
विद्ध 2. सटा हुआ, जुड़ा हुआ 3. विभक्त । 

प्रतिभूः [प्रति--भू--क्विप्‌] 1. जमानत, प्रतिभूति, 
जमानत देने वाला, (उत्तरदायी होने का प्रमाणपत्र), 
विश्वास, - सौभाग्यलाभप्रतिभू: पदानाम्‌---विक्रम० 
१।९--याज्ञ० २१०, ५०, नै० १४।४। 

प्रतिभेदनम्‌ [प्रति+-भिद्‌--ल्यूट] 1. आर पार बींधना, 
घुसेड़ना 2. काटना, खण्डित करना, फाड़ना 3. 
(आँख) निकाल लेना 4. विभक्त करना । 

प्रतिभोगः [प्रति--भूज्‌ + घञ्‌] उपभोग । 

प्रतिमा [प्रति+मा+-अझ-- टाप्‌] 1. प्रतिबिब, समानता, 
प्रतिमा, आकृति, बुत--रघ्‌ ० १६1३९ 2. समरूपता, 
सादृश्य (प्रायः समास में गुरोः कृशानुप्रतिमात्‌ 
रघु २४९ 3. परछाई, प्रतिबिब--मुखमिदु- 
रुज्ज्वलकपोलमत: प्रतिमाच्छलेन सुदुशामविशत्‌-शि० 
51४८, ७३, रघु० ७६४, १२1१०० 4. माप, विस्तार 
5. दोनों दांतों के बीच का हाथी के सिर का भाग ! 
सम०--गत (वि०) मूर्ति में बर्तमान,--चंन्द्र: प्रति- 
बिबित चन्द्रमा, चन्द्रमा का प्रतिबिब--रघु० १०६५, 
इसी प्रकार--प्रतिमेदुः, प्रतिमाशशांक:,--परिचारकः 
पुजारी, मूति का सेवक । 

प्रतिमानम्‌ [प्रति--मा--ल्युट्‌] 1. नमूना, प्रतिमूति 2. 
प्रतिमा, मूति 3. समानता, उपमा, समरूपता 4. बोझ 
5. दांतों का मध्यवर्ती सिर का भाग-पृथुप्रतिमानभाग 
त? शि० ५३६ 6. परछाई । 

प्रतिमुक्त (वि०) [ प्रति--मुच्‌--क्‍्त ] 1. धारण किया 
हुआ, पहना हुआ, प्रयुक्त किया हुआ 2. कसा हुआ, 
बाँघा हुआ, जकड़ा हुआ 3. शास्त्र से सज्जित, 
हथियारबंद 4. मुक्त, छोड़ा हुआ 5. लौटाया हुआ, 
वापिस किया हुआ 6. फेंका हुआ. उछाला हुआ 
(दे० प्रतिपूर्वक 'मुच्‌') । 

प्रतिमोक्षः, प्रतिमोक्षणम्‌ [ प्रति-+ मोक्ष्‌-]-घडा,, ल्युट्‌ 
वा ] मुबित, छुटकारा । 

श्रतिमोचनम्‌ [ प्रति--मुच्‌--ल्युट्‌ ] 1. शिथिल करना 
2. प्रतिशोध, प्रतिहिसा, प्रतिदान-बैरप्रतिमोचनाय 
-एरघु० १४४१ 3. मुक्ति, छुटकारा । 


( ६५५ ) 


प्रतियत्नः [ प्रतिन-यत्‌+-नङ ] 1. प्रयास, उद्योग, चेष्टा 
«तयारी, परिश्रम द्वारा सम्पादन-शि० ३।५४ 3. पूर्ण 
या पूरा करना 4. नया गुण सिखाना--सतो गुणां- 
तराघानं प्रतियत्न:--पा० २।३।५३ पर काशिका 
5. अभिलाषा, इच्छा 6. विरोध, मुकाबला 7. प्रति- 
हिसा, प्रतिशोध, बदला 8. बंदी बनाना, कैद करना 
9. अनुग्रह्‌ । 

ब्रतियातनम्‌ [ प्रति +-यत्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ | प्रतिशोध, प्रति- 
हिसा--जैसा कि 'वेरप्रतियातन' में । 

प्रतियातना [ प्रति+-यत्‌ णिच्‌ +-युच्‌+-टाप्‌ ] चित्र, 
प्रतिमा, मृति--शि० ३।३४। 

प्रतियानम्‌ [प्रति त-या +-ल्यृट्‌] लौटना, प्रत्यावर्तन, वापसी । 

प्रतियोगः [प्रति +-यृज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1.किसी वस्तु का प्रतिरूप 
होना या बनाना 2. विरोध, मुकाबला 3. अन्तविरोघ, 
वचनविरोध 4. सहयोग 5. विषनिवारक औषधि, 
उपचार । 

प्रतियोगिन्‌ (वि०) [ प्रति+-युज्‌ +-घिनुण्‌ ] 1. विरोध 
करने वाला, प्रतीकारक. बाधक 2. संबद्ध या तदतु- 
रूप, किसी वस्तु का प्रतिरूप बनाने वाला, प्राय 
न्यायविषयक रचनाओं में प्रयुक्त 3. सहयोग करने 
वाला (पुं०) 1. विरोधी, विपक्षी, शत्रु दहत्यशेषं 
प्रतियोगियर्व~विक्रम० १1११७ 2. प्रतिरूप, जोड़ का । 

श्रतियोद्ध (पुं०) प्रतियोधः [ प्रति--यृध्‌+-तुच्‌, घञ्ग 
वा | शत्रु, विपक्षी । 

प्रतिरक्षणम्‌,-रक्षा [ प्रति+-रक्ष्‌+-ल्युट्‌, अङ्‌ टाप्‌ वा] 
बचाव, संघारण, रक्षा । 

प्रतिरंभः [ प्रति +-रंभ्‌ त-घञ्ञ्‌ ] क्रोध, रोष । 

प्रतिरवः [ प्रति+-रु --अच्‌ ] 1. कलह, झगड़ा 2 गूंज, 
प्रतिध्वनि । 

प्रतिरुद्ध (भू क० कृ०) [ प्रति+-रुध्‌-|-क्त | 1. अवरुद्ध, 
बाधित, विघ्नयुक्त 2. रुका हुआ, अन्तरित 3. क्षति- 
युक्त 4. विकलीकृत 5. वेष्टित, घेरा डाला हुआ । 

प्रतिरोध: [ प्रति+-रुध्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. अटकाव, रुकावट, 
विघ्न 2. घेरा, नाकेबंदी 3. विपक्षी 4. छिपाना 
5. चोरी, डकती 6. निन्दा, घृणा । 

प्रतिरोधकः, प्रतिरोधिन्‌ (पुं) [ प्रति+रुघ्‌-{-ण्वृल्‌ 
णिनि वा] 1. विपक्षी 2. लटेरा, चोर--मालवि० 
५।१० 3. रुकावट । 

प्रतिरोधनम्‌ { प्रति-}-रुध्‌+-ल्युट्‌ ] विरोध करना, रुकावट 
डालना । 

श्रतिलंभः [ प्रति+-लम्भ्‌+घञ्ग्‌ ] 1. हासिल करना, 
प्राप्त करना, ग्रहण करना 2. निन्दा, गाली, खरी- 
खोटी (सुनाना) । 

प्रतिलाभः | प्रति]-लभ्‌--घडा, ] वापिस लेना, ग्रहण 
करना, हासिल करना । 


1 


प्रतिवचनम्‌, प्रतिवचस्‌ (नपुं०) प्रतियाच्‌ (स्त्री०) प्रति- 
वाक्यम्‌ [ प्रति+-वच्‌ +-ल्युट्‌, वच्‌--णिच्‌ -|-क्विप्‌ ] 
उत्तर, जवाब--प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न 
चेदिभूभुजे -शि० १६1२५, परभूतविरुत कलं यथा 
प्रतिवचनीकृतमेभिरीदुशम्‌ -इ० ४।९। 

प्रतिवर्तनम्‌ [प्रति+-वृत्‌+-स्युट्‌ ] लौटाना, वापिस करना । 

प्रतिवसथः [ प्रति--वस्‌ --अथच्‌ ] ग्राम, गाँव । 

प्रतिवहनम्‌ [प्रति--वह +ल्युट्‌ | वापिस ले जाना, वापिस 
ले जाने में नेतृत्व करना । 

प्रतिवादः [ प्रति-वद्‌ +-घञ्ञ, ] 1. उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब 
2. इंकार करना, अस्वीकृति । 

प्रतिवादिन्‌ (पुं०) [ प्रति+वद्‌+णिनि] 1. 
2. प्रतिपक्षी उत्तरवादी (कानून में) । 

प्रतिवारः, प्रतिवारणम्‌ [ प्रति{-वृ‡-घञ्, प्रतिञ-वृ+ 
णिच्‌-ल्युट्‌ | परे रखना, दूर रखना । 

प्रतिवार्ता | प्रा० स० ] वर्णन, सूचना, समाचार, संवाद । 

प्रतिवासिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ प्रति+-वस्‌ णिनि | 
निकट रहने व]ला, पड़ौस में रहने वाला-पुं० पड़ौसी । 

प्रतिविघातः [ प्रति+वि¬-हन्‌|-घञ्म्‌ ] प्रहार के बदले 
प्रहार करना, बचाव । 

प्रतिविधानम्‌ | प्रति+-वि4धा--ह्युट्‌ ] 1. प्रतिकार 
करना, विरोध में काम करना, विफल करना, विरुद्ध 
कार्य करना 2. व्यवस्था,क्रम 3. रोक थाम 4. स्थाना- 
पन्न संस्कार, सहकारी संस्कार । 

प्रतिबिधिः [ प्रति--वि--घा--कि ] 1. प्रतिशोध 2. उप- 
चार, प्रतिक्रिया के उपाय । 

प्रतिविशिष्ट (वि०) [ प्रति--वि--शास्‌--क्त ] अत्यन्त 
श्रेष्ठ । 

प्रतिवेशः [ प्रतिञ-विश्‌-घञ्ञ्‌ ] 1. पड़ौसी 2. पड़ौसी 
का वासस्थान, पड़ोस। सम०--वासिन्‌ (वि०) 
पड़ौस में रहने वाला (पुं०) पडौसी । 

प्रतिवेशिन्‌ (वि०) (स्त्री०- नी) [ प्रतिवेश--इनि ] 
पडौसी- दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहा'्यस्मद्‌गृहे 
दास्यसि--सा० दा०, मृच्छ० ३।१४। 

प्रतिवेश्यः [ प्रति+-विश्‌+- ण्यत्‌ | पड़ौसी । 

प्रतिबेष्टित (भू० क० कृ०) [ प्रतिञ-वेष्ट्‌-+-क्त ] प्रत्या- 
वृत्त विपयंस्त, पीछे की ओर मुड़ा हुआ । 

प्रतिव्यूढ (भू० क० कृ०) [ प्रति+वि--ऊह --क्त ] 
संग्राम - व्यूह रचना में परास्त । 

प्रतिव्यूहः [ प्रति +-वि+ ऊह + घञ्ञ्‌ ] 1. शत्रु के विरुद्ध 
सेना की व्यह रचना 2. सम्‌च्चय, संग्रह । 

प्रतिश्ञमः [ प्रति+-शम्‌ +-घञ््‌ | बिश्राम, विराम । 

प्रतिशयनम्‌ [ प्रति+शी--ल्युट्‌ ] किसी अभीष्ट पदार्थं की 
प्राप्ति के लिए अनशन करके देवता के सामने पड़े 
रहना, धरना देना । 


विपक्षी 


( ६५६ ) 


प्रतिशयित (वि०) | प्रति--शो--क्त ] अपने किसी 
अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए बिना खाये पीये 
देवता के सामने धरना देने वाला---अनया च किलास्मै 
प्रतिशयिताय स्वप्ने समादिष्टमू--दश० १२१। 

प्रतिशाप: [ प्रति+झप्‌--घञ्य्‌ ] शापके बदले शाप, 
बदले में शाप। 

प्रतिश्ञासनम्‌ [ प्रति +-शाम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. आदेश देना, दत 
के रूप में भेजना, आज्ञा देना 2. किसी दूत को बाहर 
से बुला भेजना 3. वापस बुलाना 4. विरोधी आदेश, 
अधिकृत कथन --अप्रतिशासन जगत्‌--रघु० ८।२७. 
(पूर्ण रूप से एक ही शासक के शासन में) । 

प्रतिश्िष्ड (भू० क० कृ०) [ प्रति+-शास्‌ क्त 1 1. 
आदिष्ट, प्रेषित -शि० १६।१ 2. विसजित किया 
हुआ, अस्वीकृत 3. विख्यात, प्रसिद्ध । 

प्रतिश्या, प्रतिश्यानम्‌, प्रतिश्यायः [ प्रति + श्ये --क--टापू, 
ल्युट्‌, ण वा ] जुकाम, सर्दी । 

प्रतिश्रयः [ प्रति--श्रि--अच्‌ ] शरणगृह, आश्रम 2. घर, 
आवासस्थान, निवासस्थल-याज्ञ० १।२१० मनु० 
१०।५१ 3. सभा 4. यज्ञ भवन 5. मदद, सहायता 6. 
प्रतिज्ञा । 

प्रतिश्रवः [ प्रति+-श्र्‌ +-अप्‌ ] 
प्रतिज्ञा 2. गूंज । | 

प्रतिश्रवणम्‌ [ प्रति+-श्रु +-ल्युट्‌ ] 1. ध्यान पूर्वक सुनना 
- मनु ० २1१९५ 2. वचन देना, हामी भरना, सहमत 
होना 3. प्रतिज्ञा । 

प्रतिश्रुत्‌, प्रतिश्रूतिः (स्त्री) [ प्रति +-श्रु+-क्विप्‌, क्तिन्‌ 
वा | 1, प्रतिज्ञा 2. गूंज, प्रतिध्वनि -रघु० १३।४०, 
१६।३१, शि० १७४२ । 

प्रतिश्रुत (भू० क० कृ०) [ प्रति-+-श्रु+-क्त ] वचन दिया 
हुआ, सहमत, हामी भरी हुई । 

प्रतिषिद्ध (भू० क० कृ०) | प्रतिञ-सिध्‌--क्त ] 1. 
निषिद्ध, वर्जित, अननुमत, अस्वीकृत 2. खण्डित, 
प्रत्य्‌ क्त । 

प्रतिबेधः [प्रति +-सिध्‌ +-घञ्ञ ] 1. दूर रखना, परे हटाना, 
हांक कर दूर कर देना, निकाल देना--विक्रम० १।८ 
2. प्रतिपेध - यथा 'शाम्त्रप्रतिषेधः' में 3. मुकरना, 
अस्वीकृति 4. निषेध करना, विरुद्ध कथन । सम० 

-अक्षरम्‌, उक्तिः (स्त्री) मुकर जाने के शब्द, 

अस्वीकृति - श० ३।२५, उपमा दण्डि द्वारा वणित 
उपमा का एक भेद, इसको परिभाषा --न जातु शक्ति- 
रिन्दोस्ते मुखेन प्रतिमजितुम्‌, कलंकिनो जडस्येति 
प्रतिषेधोपमैव सा काव्या० २।३४। 

प्रतिषेधक, प्रतिबद्ध (वि०) [प्रति-- सिध्‌ +ण्वुल, तृच्‌ 
वा ] 1. हटाने बाला, निषेध करने वाला, रोकने वाला 
2. मना करने वाला -- (पुं०) विघ्नकारक, निवारक । 


1, स्वीकृति, सहमति, 


| प्रतिबेधनम्‌ { प्रति+-सिध्‌+-ल्युट्‌ ] 1. दूर रखना, परे 
हटाना, रोकना 2. निवारण करना -3. मुकरना, 
अस्वीकृति । 

प्रतिष्कः, प्रतिष्कसः [ प्रति--स्कंदू--ड, प्रति--कस्‌ 
ज-अच्‌, सुट्‌ ] जासूस, संदेशवाहक, दूत । 

प्रतिष्कशः [ प्रति+-कञ्‌ +अच्‌, सुट्‌ | 1. भेदिया, दूत 
2. चाबुक, हंटर । 

प्रतिष्कः [ प्रति+-कप्‌+-अच्‌, सुट्‌ | चाबुक, चमड़े का 
कोइ । 

प्रतिष्टंभः [ प्रति+-स्तंभू‡-घञ्म, षत्व ] अवरोध, रुकावट, 
मुकाबला, विरोध, विष्न--बाहुप्रतिष्टंभविवृद्धमन्यु: 
णारेषु० २।३२, ५९ । 

प्रतिष्ठा | प्रतिञ-स्था अङ्‌ +-टाप्‌ ] 1. ठहरना, रहना, 
स्थिति, अवस्था--अपौरुषेयप्रतिष्ठम्‌--मा० ९, श० 
७।६ 2. घर, निवासस्थान, जन्मभूमि, आवास-रघु० 
६।२१, १४।५ 3. स्थैयं, स्थिरता, दृढता, स्थायिता, 
दुढाघार--अप्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य 
नः—-उत्तर० ५२५, अत्र खलू मे वंशप्रतिष्ठा--श० 
७, वंशः प्रतिष्ठां नीतः का० २८०, शि० २।३४ 
4. आधार, नींव, ठिकाना--जेसा कि 'गृहप्रतिष्ठा' 
में 5. पाया, टेक, सहारा (अतः) कीतिभाजन, विश्रुत 
अलंकार--त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा--श० ६! 
२४, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः-- ३।२१, कु० ७२७, 
महावी० ७।२१ 6. उच्चपद, प्रमुखता, उच्च अधिकार 
-¬मुद्रा० २५ 7. ख्याति, यश, कीति, प्रसिद्धि-मा 
निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समाः---रामा० 
(=उत्तर° २।५) 8. संस्थापना, प्रतिष्ठापन - मुद्रा ० 
१।१४ 9. अभीष्ट पदार्थं की प्राप्ति, निष्पत्ति, (इच्छा 
की) पूर्ति औत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा--श० 
५।६ 10. शांति, विश्राम, विश्रान्ति 11. आधार 
12. पृथिवी. 13. किसी देवप्रतिमा की स्थापना 14. 
सीमा, हद । 

प्रतिष्ठानम्‌ [ प्रतिञ-स्था+-ल्युट्‌ ] 1. आघार, नींव 
2. ठिकाना, स्थिति, अवस्था 3. टाँग, पैर 4. गंगा 
यमुना के संगम पर स्थित एक नगर जो चन्द्रवंश के 
आदिकालीन राजाओं की राजधानी था-तु० विक्रम० 
२।५ 5. गोदावरी पर स्थित एक नगर का नाम । 

प्रतिष्ठित (भू० क० कृ०) [ प्रति +-स्था+-क्त ] 1. जमाया 
हुआ खड़ा किया हुआ 2. स्थिर किया हुआ, स्थापित 
किया हुआ 3. रक्खा हुआ, अवस्थित 4. संस्थापित, 
प्रतिष्ठापित, अभिमंत्रित 5. पूर्ण, कार्यान्वित 6. कीमती, 
मूल्यवान्‌ 7. विख्यात, प्रसिद्ध (दे० प्रति पूर्वक स्था)। 

प्रतिसंविद्‌ (स्त्री०) [ प्रति+-सम्‌-+-विद्‌ +- क्विप्‌ ] किसी 
वस्तु के विवरण का यथार्थ ज्ञान । 

प्रतिसंहारः [ प्रति+सम्‌--ह--घज्म ] 1. पीछे ले जाना, 


( ६५७ ) 


वापिस हटाना 2. अल्पता, संपीडन 3. धारणा 
शक्ति, समावेश 4. परित्यक्त करना, छोड़ना । 

प्रतिहृत (भू० क० कृ०) [ प्रति+सम्‌+ह-+-कक्‍्त ] 
1. वापिस लिया हुआ, पीछे को खींचा हुआ, एष 
प्रतिसंहृतः --श० १ 2. सम्मिलित करना, अन्तर्गत 
करना 3, संपीडित । 

प्रतिसंक्रमः [ प्रति--सम्‌ +- क्रम तधडा, ] 1. पुनश्चूषण 
2. प्रतिच्छाया, परछाई । 

प्रतिसंख्या [ प्रति +-सम्‌ --ख्या +-अछः | टाप्‌ ] चेतना । 

प्रतिसंचरः प्रतिञ-सम्‌ +चर्‌+-ट ] 1. पीछे मुड़ना 
2. पुनञचूपण 3. विशेषतः विराट्‌ जगत्‌ का फिर 
प्रकृति के रूप में लीन हो जाना । 

प्रतिसंदेशः [ प्रति +-सम्‌ +-दिश्‌ +-घञ्ग ] संदेश का जवाब, 
संदेश के बदले संदेश । 


प्रतिसंधानम्‌ [ प्रति +-सम्‌ +-धा +-ल्युट्‌ ] 1. एक स्थान पर 
मिलना, एकत्र होना 2. दो युगों का मध्यवर्ती संक्र- 
मणकाल 3. उपाय, उपचार 4. आत्मनियंत्रण, आत्म 
दमन 5. प्रशंसा । 

प्रतिसंधिः [ प्रति +-सम्‌ -|-धा कि ] 1. पुनमिलन 2. गर्भा- 
शत में प्रवेशकरण 3. दो युगों का मध्यवर्ती संक्रमण 
काळ 4, विराम, उपरम । 

प्रतिसमाधानम्‌ [ प्रति-सम्‌ ¬-आन-घा )-ल्युट्‌ ]चिकित्सा, 
उपचार | 

प्रतिसमासनम्‌ | प्रति +सम्‌-आ-+-अस्‌ +॑-ल्युट्‌ | 1. सामना 
होना, जोड़ का होना 2. मुकाबला करना, विरोध 
करना, टक्कर लेना । 

प्रतिसरः,--रम्‌ [ प्रति +-सृञ-अच्‌ ] कलाई या गरदन मे 
पहनने का ताबीज,--रः 1. सेवक, अनुचर 2. कड़ा, 
विवाह-कंकण ख्स्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः (अगृ- 
ह्यत)--कि० ५।३३ (==कौतुकसूत्र -+मल्लि० ) 
3. पुष्पमाला या हार 4. प्रभात काल 5. सेना का 
पृष्ठभाग 6. एक प्रकार का जादू 7. घाव का पुरना, 
या घाव पर पट्टो बांधना । 

प्रतिसर्गः [ प्रति+सृज्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. गौण रचना (जसा 
कि ब्रह्मा के मानस पत्रों द्वारा) 2. विघटन, प्रलय । 

प्रतिसांधानिकः [| प्रतिसंधान-! ठक | भाट, चारण, 
बंदी । 

प्रतिसारणम्‌ [ प्रति+-सृ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. घाव के 
किनारों की मल्हमपट्टी करना 2. घाव में मल्हम 
लगाने का उपकरण । 

प्रतिसोरा [ प्रति ]-सि +क्रत्‌ +टाप्‌, दीर्घः ] परदा, चिक, 
कनात । 

प्रतिसृष्ट (भू क० कू०) [ प्रतित-सृज्‌ +-क्त ] 1. भेजा 
गया, प्रेषित 2. प्रसिद्ध 3. पीछे ढकेला गया, अस्वीकृत 
4. नशे में चूर (घरणि के अनुसार भ्रमत्त') । 

८३ 


प्रतिस्तात (भु० क० कृ०) [ प्रतिञ-स्ना--क्त | स्नान 
किया हुआ । 

प्रतिस्नेहः [ प्रा० स० ] बदले में प्यार, प्रतिप्रेम या बदले 
में किया गया प्रेम ! 

प्रतिस्पंदनम्‌ | प्रा० स० | हृदय की धड़कन । 

प्रतिस्वनः, प्रतिस्वरः [ प्रा० स० ] गूंज, प्रतिध्वनि--शि० 
१३।३१ । 

प्रतिहत (भू० क० कृ०) [ प्रति हन्‌ +क्त ] 1. उलटा 
मारा हुआ, पछाड़ा हुआ 2. भगाया हुआ, दूर किया 
हुआ, पीछे ढकेला हुआ 3. विरोध किया हुआ, अवरुद्ध 
4. भेजा हुआ, प्रेषित 5. घृणित, नापसंद 6. हताश, 
भग्नाश । सम०-सति (वि०) घृणा करने वाला, 
नापसंद करने वाला । 

श्रतिहतिः (स्त्रीश) [ प्रति+-हन्‌-+-क्तिन्‌ | 1. उलटकर 
प्रहार करना, पछाइना, ढकेलना 2. पलट पड़ना, 
परावर्तेन--प्रतिहति ययुरजूंनमुष्टय:--कि० १८।५, 
शि० ९।४९ 3. नाउम्मीदी, भग्नाशा 4. क्रोध । 

प्रतिहननम्‌ [ प्रति+-हन्‌~+-ल्युट्‌ ] उलट कर प्रहार करना, 
पछाड़ देना, पलट कर मारना, आघात के बदले 
आघात करना । 

प्रतिहतं (पुं०) [ प्रति--हू--तृच्‌ ] पछाड़ने वाला, 
हटाने वाला, पीछे धकेलने वाला, दूर करने वाला। 

प्रति (ती) हारः [ प्रति+हृ+घञ्ग, पक्षे उपसर्गस्य 

` दीर्घः | 1. उलट कर प्रहार करना 2. दरवाजा, 

फाटक 3. दरबान, द्वारपाल 4. जादूगर 5. ऐन्ट्रजालिक, 

जादूभरी चाल | सम०--भूमिः (स्त्रीश) (घर की) 

देहली - -कु० ३।५८,--रक्ष स्त्री द्वारपाल, प्रतिहारी 

-एरघु० ६२० । 

प्रतिहारकः [ प्रति--हू | ण्वुल्‌ ] ऐन्द्रजालिक, जादूगर ¦ 

प्रतिहासः | प्रति+-हस्‌+-घञ्ग्‌ ] हंसी के बदली हंसी । 

प्रतिहिसा [ प्रति + हिस्‌ +-अ-+-टाप्‌ ] प्रतिशोध, बदला । 

प्रतिहित (भू० क० कृ०) | प्रति+-घा--क्त ] साथ जड़ा 
गया, साथ सटा दिया गया । 

प्रतीक (यि०) [ प्रति+कन्‌, नि० दीर्घः ] 1. की ओर 
मुड़ा हुआ 2. विपयंस्त उलटा 3. विरुद्ध, प्रतिकूल, 
विपरीत,--कः 1. अवयव, अंग--शि० १८।७९ 
2. भाग, अंग,-कम्‌ 1. प्रतिमा 2. मुंह, चेहरा 
3. (किसी वस्तु का) अभ्रभाग 4. (किसी श्लोक या 
वाक्य का) प्रथम शब्द । 

प्रतीक्षणम्‌, प्रतीक्षा [ प्रति+-ईक्ष्‌ +ल्युट्‌, प्रति--ईक्षू-- 
अङ+-टाप्‌ ] 1. इंतजार करना 2. अपेक्षा, आशा 
3. ख्याल, विचार, ध्यान । 

प्रतीक्षित (भू० क० कृ०) [प्रति+-उक्ष्‌--क्त ] 1. जिसकी 
इंतजार की गई, अपेक्षा की गई 2. विचार किया 
गया । 


( ६५८ ) 


प्रतीक्ष्य (सं० कृ०) [ प्रति+-ईक्ष्‌+-ण्यत्‌ ] 1. प्रतीक्षा 
किये जाने योग्य 2. ख्याल या विचार के योग्य 
3. श्रद्धे, आदरणीय --रघु० ५१४, शि० २१०८ 
4. अतुसरणोय, प्रतिपालनीय, परिपूरणीय--शि० 
२।१८०। 

प्रतीची [ प्रति+अञ्च्‌ +-क्विन्‌+-डीप्‌ ] पश्चिम दिशा । 

प्रतीचीन (वि०) [| प्रत्यञ्च+-ख, नलोपो दीघंश्च ] 
1. पश्चिमी, पाश्चात्य 2. भावी, परवर्ती, अनुवर्ती । 

प्रतीच्छकः [ प्रतिगता इच्छा यस्य प्रा० ब०, कप्‌ ] ग्रहण 
करने वाळा । 

प्रतोच्य (वि०) [ प्रतीची --यत्‌ ] पश्चिम में रहने वाला 
पछाहीं, पारचात्यदेशवासी । 

प्रतीत (भू० क० कृ०) [ प्रति+-इ+-क्त ] 1. प्रस्थित, 
प्रयात 2. गुजरा हुआ, बौता हुआ, गया हुआ 
3. विश्वस्त, भरोसे का 4. प्रमाणित, संस्थापित 
5. स्वीकृत, माना हुआ 6. पुकारा गया, ज्ञात, नामक 
सोऽयं बटः श्याम इति प्रतीतः-रघु० १३।५३ 
7. विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध 8. दृढ़संकल्पयुक्त 9. 
विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला, विश्रब्ध 
10. प्रसन्न, खुश-रघु० ३।१२, ५।२६,१४।४७, १६।२३ 
11. प्रतिष्ठित 12. चतुर, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ । 

प्रतीतिः (स्त्री) [ प्रतिञ-इ¬-क्तिन्‌ ] 1. धारणा, 
निश्चित भरोसा--श० ७।३१ 2. विश्वास 3. ज्ञान, 
निश्चय, स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञान वा समझ अपितु वाच्य 
वैचित्र्य प्रतिभासादेव चारुताप्रतीति:--काव्य ० १० 
4. यश, कीति 5. आदर 6. खुशी । 

प्रतौत्त (वि०) [प्रति] दा--क्त ] वापि दिया हुआ, 
लौटाया हुआ । 

प्रतोन्धक (पुं०) विदेह देश का नाम । 

प्रतीप (वि०) [ प्रतिगताः आपो यत्र, प्रति+-अप्‌ +-अच्‌, 
अपईप्‌ च ] 1. विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, विरोधी 
""तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं - -रघु ० ११।६२ 2. उलटा, 
विपर्यस्त, बिगड़ा हुआ 3. पिछड़ा हुआ, प्रतिगामी 
4. अरुचिकर, अप्रिय 5. अडियल, आज्ञा का उल्लंघन 
करने वाला, हठी, दुराग्रही--पंच० १।४२४ 
6. विघ्नकारी,-- पः एक राजा का नाम, महाराज 
शान्तनु के पिता तथा भीष्म के पितामह का नाम, 
पम्‌ एक अलंकार का नाम जिसमें तुलना के 
सामान्य रूप को वदल कर उपमान की उपमेय से 
तुलना करते हैं--प्रतीपमुपमानस्याप्युपमेयल्तवरकल्पनम्‌, 
त्वल्लोचनसमं पद्म त्तद्वत्क्रसदुशो विधु:--चन्द्रा० ५।९ 
(और अधिक विवरण तथा परिभाषा की जानकारी 
के लिए काब्य० १० में वणित 'प्रतीप' के अन्तर्गत 
दे०,--षम्‌ (अव्य) 1. इसके विपरीत 2. विपरीत 
क्रमानुसार 3. के विरुद्ध, के विरोव में--भर्तुविप्रकृता- 


ऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः--श० ४।१८। 
सम०--य (वि०) 1. विरुद्ध चलने वाला 2. विपरीत, . 
प्रतिकूल--रघु० ११।५८,--गमनम्‌,-गतिः (स्त्री०) 
उलटा चलना--कु० २।२५,-तरणम्‌ धार के विरुद्ध 
जाना या नाव चलाना, वि० १।५,--दशिनी स्त्री, 
~-वचनम्‌ 1. खण्डन 2. दुराग्रहपूर्णं या टालमटोल 
करने वाला कहने का ढंग,-विपाकिन्‌ वि०) विपरीत 
फलदायक (कर्ता पर ही उलटा फल रखने वाला) 
जामा? ५।२६। 
प्रतीरम्‌ [ प्रस तीर्‌ +-क ] तट, किनारा । | 
प्रतीबापः [ प्रति+-वप्‌+घञ्म्‌ , उपसर्गस्य दीर्घः ] 1. (वह 
औषधि जो काढे आदि में) जोड़ी जाय या मिलायी 
जाय 2. घातु को भस्म करना या पिघलाना 3. छूत 
की बीमारी, महामारी । 
प्रतोवेशः, प्रतोहारः, प्रतोहासः [ प्रति +-विश्‌ - हू --हस्‌ 
| +षञ्ञ्‌ ] दे० प्रतिवेश आदि । 
प्रतीवेशिन्‌ . (वि०) | प्रतीवेश --इनि ] दे० प्रतिवेशिन्‌ । 
| प्रतीहारी | प्रतीहार†-अच्‌+-डीष्‌ ] 1. स्त्री द्वारपाल 
2. ड्योढीवान । 
। प्रतुदः [ प्रतुद्‌ क ] 1. पक्षियों की एक जाति 
| (बाज, तोता, कोवा आदि) 2 चुभोने का उपकरण | 
| प्रतुष्टि: (स्त्री०} [ प्र+ तुष्‌ +-क्तिन्‌ | तृप्ति, सन्तोष । 
| प्रतोद: [ प्र+तुद्‌ू-घज्म ] 1. अडकुश 2. लम्वा चाबुक 
3. चुभोने वाला उपकरण । 
प्रतूर्ण (वि०) [प्र+त्वर्‌+कक्‍्त ] त्वरित, क्षिप्रगामी, 
फुर्तीला, तेज । 
प्रतोली [ प्र+तुल्‌+-घव्म +डीष्‌ | गली, मुख्य मार्ग, 
नगर की मुख्य सड़क---प्रापत्प्रतोलीमतुलप्रतापः 
—श्ि० ३६४ 
प्रला (भू० क० कृ०) [प्र+दा-+-क्त ] 1. दिया हुआ, 


प्रदत्त, प्रदान (साह आ, प्रस्तुत किया हुआ 2. विवाह 
में दिया हुआ, विवाहित । 


प्रत्न (वि०) { प्र--त्नप्‌ ] 1. पुराना, प्राचीन 2. पहला 
3. परम्परा प्राप्त, प्रथागत । 

प्रत्यक्‌ (अव्य०) [ प्रति-अञ्च्‌+-क्विन्‌] 1. विरुद्ध 
दिशा में, पीछे की ओर 2. के विरुद्ध 3. (अपा० के 
साथ) से पश्चिम में 4. भीतर की ओर, अन्तर की 
तरफ 5. पहले समत्र में । 

प्रत्यक्ष (वि०) [अक्ष्णः प्रति] 1. दृष्टिगोचर, दृश्य 
` ` प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः 
¬ श० १।१ 2. उपस्थित, दृष्टिगत, आँख के सामने 
3. इन्द्रियग्राह्म, इन्द्रियसंज्ञेय 4. स्पष्ट, विशद, साफ 
5. सीधा, व्यवघानशून्य 6. सुस्पष्ट, सुव्यक्त 7. शारी- 
रिक, भौतिक, क्षम्‌ 1. प्रत्यक्षज्ञान, आँखों देखा 
साक्ष्य, इन्द्रियों द्वारा बोघ, एक प्रकार का प्रमाण 


| 
| 


(६५९ ) 


- इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम- तर्क० 
2. सुव्यक्तता, सुस्पष्टता (प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षतः, 
या प्रत्यक्षात्‌ रूप क्रियाविशेषण की भांति प्रयुक्त 
किये जाकर निम्न अर्थ प्रकट करते हैं--1. सामने, 
को उपस्थिति में, की दृष्टि में 2. खुलकर, सावं- 
जनिक रूप से 3. सीधे, अव्यवहित रूप से 4. व्यक्ति- 
गत रूप से 5. देखकर 6. स्पष्ट रूप से। सम० 
~` ज्ञानम्‌ आँखो देखी गवाही, सीधा इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त ज्ञान,-दर्शन:-दशिन्‌ (वि०) आँखों देखा गवाह, 
"दृष्ट (वि०) स्वयं देखा हुआ,--प्रमा सही ज्ञान या 
वह जानकारी जी सीधे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त की 
जाय, - प्रमाणम्‌ आँखों से देखा सबूत, स्वयं ज्ञानेन्द्रियों 
का साक्षी होता,--फल (वि०) स्पष्ट और दृश्य फलों 
के रखने वाला,--बादिन्‌ (पुँ०) वह बौद्ध जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण (आँखों देखी बात) के अतिरिक्त और किसी 
प्रमाण को न मानता हो,--विहित (वि०) सीघा 
और स्पष्ट विधान किया हुआ । 

प्रत्यक्षिन्‌ (पु०) [प्रत्यक्ष --इनि] आँखों देखा गवाह, 
प्रत्यक्ष द्रष्टा । नि 

प्रत्यग्न (वि०) [प्रतिगतम्‌ अग्रम्‌ श्रेष्ठ यस्य--प्रा० ब०] 
1. ताजा, नया, नूतन, अभिनव-प्रत्यग्रहतानां मासं 
>वैणी० ३, कुसुमशयनं न प्रत्यग्रमू--विक्रम ० ३1१० 
मेघ० ४, रघु० १०1५४, रत्न० १२१ 2. दोहराया 
हुआ 3. विशुद्ध । सम०--वयस्‌ (वि०) अल्पवयस्क, 
जीवन की परिपक्वावस्था में, तरुण । 

प्रत्यंच्‌ (वि०) (स्ती०--प्रतीची, वोपदेव के मतानुसार 
--प्रत्यंची ) [प्रति--अळ्च्‌--क्विनु] 1. की ओर 
मुड़ा हुआ 2. पश्चवर्ती ३. अनुवर्ती, भावी 4. परे 
किया हुआ, हटाया हुआ 4. पाश्‍चात्य, पश्चिम दिशा 
का । सम०-- अक्षम्‌ {प्रत्यगक्षम्‌ ) आन्तरिक अवयव, 
~~आत्मन्‌ (पुं०) प्रत्यगात्मन्‌) वैयक्तिक जीव, 
आत्मा, --आशापति: (प्रत्यगाशापतिः) पश्चिम 
दिशा का स्वामी, वरुण का विशेषण,-- उदच्‌ 
(स्त्री) प्रत्यगुदच्‌) उत्तर पर्चिमी, दक्षिणतः 
(अव्य० प्रत्यम्दक्षिणतः) दक्षिणपर्चिम को ओर 
~ दृशु (स्त्री) {प्रत्यग्दृश्‌} आन्तरिक झांकी, 
अन्तदुष्टि, मुख (वि०) {प्रत्यङ्मुख ) 1. परिचमा- 
भिमुखो 2. मुंह मोड़े हुए, स्रोतम्‌ (वि० ) 
(प्रत्यकत्रोतस्‌ ) पश्चिम को ओर बहने वाला 
--शि० ४६६ पर मल्लिऽ, (स्त्री०) नर्मदा नदी का 
विशेषण । 

प्रत्यंचित (वि०) [प्रति +-अज्च्‌ +क्त] सम्मानित, पूजित, 
अचित । 

अत्यदनम्‌ [प्रति--अद्‌-+-ल्युट] 1. भोजन करना 2. 
भोजन । 


प्रत्यभिज्ञा [प्रति+- अभिज्ञा +-अङ्‌--टाप्‌] जानना, पह- 
चानना--सप्रत्यभिज्ञमिव मामवलोक्य--मा० १।२५। 

प्रत्यभिज्ञानम्‌ [प्रतिञ-अभि+ज्ञाञ-ल्युट्‌] 1. पहचानना 
--प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादशंयत्कृती-रघु०१२।६। 

प्रत्यभिज्ञात (भू० क० कृ०) [प्रति--अभि--ज्ञा--क्त] 
पहचाना हुआ । 

प्रत्यभिभूत (भू क० कृ०) [प्रति--अभि--भू--क्त] 
पराजित, जीता हुआ । 

प्रत्यभियुक्त (भू० क० कृ०) [प्रति--अभि-|-युजू--क्त] 
बदले में अभियोग लगाया हुआ । 

प्रत्यभियोग: [प्रति-- अभि--युज्‌-- घज्म_] 1. अभियोक्ता 
के विरुद्ध दोषारोप, बदले में दोषारोपण करना 
—वाज्ञ० २१० | 


प्रत्यभिवादः, प्रत्यभिवादनम्‌ [प्रति --अभि-- वद्‌---णिच्‌ 
ज-घञ्ञ, ल्युट्‌ वा] नमस्कार के बदले नभस्कार, 
(प्रणाम के बदले आशीर्वाद) --मनु ० २।१२६। 

प्रत्यभिस्कंदनस्‌ [प्रति--अभि-- स्कन्द--ल्युट] जवाबी 
नालिश, प्रत्यारोप । 

प्रत्ययः [प्रति--इ--अच्‌] 1. घारणा, निश्चित विश्वास, 
~ मूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः - मालवि० १।२, संजात- 
प्रत्ययः--पंच० ४ 2. विश्‍वास, भरोसा, श्रद्धा, विश्रंभ 
--कु० ६२०, शि० १८६३, भतृ ० ३।६० 3, संबोघ, 
विचार, भाव, सम्मति 4. यकीन, निश्चयता 5. जान 
कारी, अनुभव, संज्ञान- स्थानप्रत्ययात्‌ श० ७ स्थान 
की दृष्टि से अन्दाजा लगाते हुए! इसी प्रकार--- आकृति 
प्रत्ययात्‌-मालवि० १, मेघ० ८ 6, कारण, आधार, 
क्रिया का साघन--कु० ३1१८ 7. प्रसिद्धि, यश, कीति 
8. सुप्‌, तिङ्‌ आदि प्रत्यय जो शब्द व धातुओं के 
आगे लगते हैं, कृदन्त व तद्धित के प्रत्यय--शि० 
१४।६६ 9. शपथ 10. पराश्रयी 11. प्रचलन, अभ्यास, 
12. छिद्र 13. बृद्धि, समझ । सम०-- कारक,-- कारिन्‌ 
(वि०) विश्वास पैदा करने वाला, भरोसा देने वाला, 
(णी) मुहर, नामांकित मुद्रा या अंगूठी । 

प्रत्ययित (वि०) [प्रत्यय+-इतच्‌] 1. विश्वस्त, भरोसे का 
2. विश्वासी, विश्वास पूर्वक कहा या लिखा हुआ । 

प्रत्ययिन्‌ (वि०) [प्रत्यय--इनि] 1. निर्भर करने वाला, 
विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला 2. विश्वास“ 
पात्र, विश्वास या भरोसे के योग्य । 

प्रत्यथे (वि०) प्रति- अर्थ --अच्‌] उपयोगी, यक्ति- 
संगत,--्थम्‌ 1. उत्तर, जवाब 2. शत्रुता, विरोध ! 

प्रत्यर्थक: [प्रति --अर्थ - प्वुल] प्रतिपक्षी, विरोधी | 

प्रत्यथिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) |प्रति+-अर्थं +णिनि} 
विपक्षी, विरोधी, सत्रुतापूण,--नास्मि भवत्योरीश्व र- 
नियोगप्रत्यर्थी--विक्रम० २, (पुं) 1. विपक्षी, 
विरोधी, शत्रु 2. प्रतिद्वन्द्वी, सम, जोड़ का, चन्द्रो 


( ६६० ) 


मुखस्य प्रत्यर्थी 3. (कानून में) प्रतिवादी---स घमंस्थ- 
सखः शब्वदर्थिप्रत्यथिनां स्वयम्‌ --रघु० १७1३९, 
मनु० ८७९, याज्ञ २।६। सम०--भूत (वि०) 
मार्ग में रुकावट, बाधक बना हुआ--कु० १1५९ । 

प्रत्यपंणम्‌ (प्रति-- ऋ--णिच्‌ --ल्युटू, पुकागमः] वापिस 
देना लौटा देना -सीताप्रत्यर्पर्णेषिणः-रघ्‌० 
१५1८५ । 

प्रत्यपित (भू? क० कृ०) {प्रति £+णिच्‌ --क्त, 
पुकागम: | लौटाया हुआ, वापिस दिया हुआ । 

प्रत्यवमशः, व्रति+-अव--मृश्‌-- घ्मू | 1. गंभीर 
चितन, गहन मनन 2. परामर्श, नसीहत 3 प्रेत्युप- 
संहार । 

प्रत्यवरोधनम्‌ [प्रति--अव--रुध--ल्युट्‌ | रुकावट, विध्न । 

प्रत्यवसानम्‌ [प्रति--अब--सो--ल्युट| खाना या पीना 
पी १४५२ | 

प्रत्यवसित (वि०) [प्रति--अव--सो--क्त] खाया हुआ, 
पीया हुआ । 

प्रत्यवस्कन्दः, ---दनम्‌ [अ्रति--अव--स्कन्द्‌ --घज्म , ल्युट 
बा] विशेष तर्क जिसको कि प्रतिवादी उत्तर के रूप 
में प्रस्तुत करता हं परन्तु वह आरोप के रूप में नहीं 
समझा जाता, प्रतिवादी का वह उत्तर जिसमें वह 
वादी के अभियोग का खंडन करता हे । 

प्रत्यवस्थानम्‌ [अति-1-अव--स्था-+ल्युट | 1. अपाकरण 
2. शत्रुता, विरोध 3. यथास्थिति, पूर्वस्थिति । 

प्रत्यवहारः [प्रति +अव~-हु+-घञा्‌] 1. वापिस खींचना 
2. विश्व का विनाश, (सृष्टि का) प्रलय--सर्गस्थिति- 
प्रत्यवहारहतुः रघु० २४४ | 

प्रत्यवायः [प्रतित-अत्र+- अय्‌ त घञ्‌] 1. हास, न्यूनता 
2. अवरोध, रुकावट--उत्तर० १।९ 3. विरुद्ध या 
बिपरीत मार्ग, वेपरीत्य- मनु० ४।२४५ 4. पाप, 
अपराध, पापमयता-भनुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य 
मन्यते--आवाछि० । 

प्रत्यवेक्षणम्‌, प्रत्यवेक्षा [प्रति] अव --ईक्ष्‌ +-ल्युट्‌, अङ्‌ 

वा] ध्यान रखना, खयाल करना, देखरेख 
करना ---रघु० १७।५३ । 

प्रत्यस्तमयः [प्रति +-अस्तम्‌ ¬-अय्‌ +-अच्‌ | 1. (सूर्य का) 
छिपना 2. अन्त, समाप्ति । 


नन्दा 


प्रत्याक्षेपक (वि०) (स्त्री ०--पिका) [प्रति--आ--क्षिप्‌ | 


ण्वुल्‌] ताना मारने वाला, व्यंग्यपूर्ण, उपहासजनक 
चिढ़ाने वाला । 
प्रत्याख्यात (भू० क० कृ०) [प्रतिञ+आ--ख्याञ-क्त] 
1. मता किया हुआ, 2. मुकरा हुआ 3. प्रतिषिद्ध, 
निषिद्ध 4. एक ओर रक्खा हुआ, अस्वीकृत 5. पीछे 
ढकेला हुआ । 
प्रत्याख्यानम्‌ (प्रति--आ--ख्या--ल्यट्‌] 1. पीछे हटाना, 


अस्वीकार करना 2. मुकरना, मना करना, इनकार 
3. अवहेलना 4. भत्संना 5. निराकरण । 

घ्रत्यागतिः (स्त्री) {[प्रति+-आ-गम्‌-{-क्तिन्‌] वापिस 
आना, लौटना । 

प्रत्यागमः, - प्रत्यागमनम्‌ {प्रति+-आ¬-गम्‌ +अप्‌, ल्युट्‌ 
वा] लौटना, वापिस आना । 

प्रत्यादानम्‌ |प्रति-+-आ-+-दा-+ल्यूद 
पुनग्रेहण, पुनः प्राप्ति । 

प्रत्यादिष्ट (भू० क० कृ०) [प्रति+-आ--दिश्‌-|-क्त | 
1. नियत 2. सूचित 3. अस्वीकृत, पीछे ढकेला हुआ 
4. हटाया हुआ, एक ओर रक्खा हुआ 5. तिरोहित, 
अंधकार में डाला हुआ--रघु ० १०६८ 6. चेताया 
हुआ, सावधान किया हुआ । 

प्रत्यादेशः [प्रति+-आ--दिश्‌+घजञा_| 1. आदेश, हुक्म 
2. संसूचन, घोषणा 3. मना करना, मुकरना, 
अस्वीकृति, पीछे हटाना, निराकरण --प्रत्यादेशान्न खलू 
भवतो धीरतां कल्पयामि--मेघ० ११४, ९५, श० 
६।९ 4. तिरोहित करना, ग्रस्त करना, तिरोधाता, 
लज्जित करने वाला, अंघकारावृत करने वाला-- या 
प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्रियः -विक्रम० १, का० ५ 
5. सावधानी, चेतावनी 6. विशेष रूप से दिव्य 
सावधानता, अतिप्राकृतिक चेतावनी । 

प्रत्यानयनम्‌ [प्रति+-आ ¬-ती~-ल्युट्‌] वापिस लाना, लौटा 
लाना । 

प्रत्यापत्तिः (स्त्री ०) [प्रति + आ ¬-पद्‌--क्तिम्‌] 1. वापसी 
2. अरुचि, सांसारिक विययों के प्रति विराग, बे रागय । 

प्रत्याम्नायः [प्रति +-आ¬-म्ताञ-घञ्ञ्‌ ] अनुमान प्रक्रिया का 
पाँचवाँ अंग अर्थात्‌ निगमन (प्रथम प्रतिज्ञा की आवृत्ति) 

प्रत्यायः [प्रति +-अय्‌+-घञ्ञ्‌] चुंगी, कर । 

प्रत्यायक (वि०) [प्रति+आ+-इ+-णिन्‌--ण्बुल्‌ | 
1. प्रमाणित करने वाला, व्याख्या करने वाला 
2. विश्वास दिलाने वाला, भरोसा उत्पन्न करने वाळा । 

प्रत्यायनम्‌ [प्रतिञ-आ¬)-इ-~णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. (दुलहन 
का) घर छे जाना, विवाह करना 2. (सूर्य का) 
छिपना । 

प्रत्यालीढम्‌ [ प्रति+-आ+-लिह्‌ +-क्त ] निशाना लगाते 
समय का विशेष आसन (विप० आलीढ) । 

प्रत्यावर्तनम्‌ [ प्रति+-आ-~-वृत्‌ +ल्युट्‌ ] लौटना, बापिस 
आना । 

प्रत्याइवस्त (भू० क० कृ०) [ प्रति+-आ-¬-इबस्‌-+ क्त | 
सान्त्वना दिया हुआ, जिलाया हुआ, ताजा दम किया 
हुआ, ढाढस बंधाया हुआ । 

प्रत्याइव'सः [ प्रति+आ-|-श्वस्‌ + घञ्ज्‌ ] फ़िर से सांस 
लेना, (सांस का) फिर लौट आना, फिर चलने 
लगना । 


वापिस लेता, 


( ६६१ ) 


प्रत्याइवासनम्‌ [ प्रति +- आ +-इवस्‌ 4-णिच्‌ --ल्युट्‌ ] ढाढस 
बधाना, सान्त्वना देना । 

प्रत्यासत्तिः (स्त्री०) [प्रति+आ--सद्‌-+क्ति | 1. (समय 
और स्थान की दृष्टि से) अत्यंत सामीप्य, संसक्ति 
2. घनिष्ठ संपर्क 3. सादृश्य । 

प्रत्यासन्न (भू० क० कृ०) | प्रति+-आ-+सद--क्त ] 
समीप, निकट, संसक्त, सटा हुआ । 

प्रत्यास ( सा ) रः [ प्रति+आ-+-सू +-अपू, घडा वा | 
1. सेना का पृष्ठभाग 2. एक व्यूह के पीछे दूसरा 
व्यूह--ऐसी व्यह रचना या मोर्चा बन्दी । 

प्रत्याहरणम्‌ | प्रतिन-आ+-ह+ल्युट्‌ ] 1. वापिस लेना, 
पुन: ग्रहण करना, वसूली 2 रोकना 3. ज्ञानद्रियों का 
नियन्त्रण करना । 

प्रत्याहारः | प्रतिञआ-~-हू-घञ्‌ ] 1. पीछे हटाना, 
वापिस चलना, प्रत्यावतंन 2. पीछे रखना, रोकना 
3. इन्द्रिय दमन करना 4. सृष्टि का विघटन या प्रलय 
5. (व्या० में) एक ही ध्वनि के उच्चारण में कई 
अक्षरों का बोध, सूत्र के प्रथम अक्षर से लेकर अन्तिम 
सांकेतिक वर्ण तक जोड़ना था कई सूत्रों के होने पर 
अन्तिम सूत्र के अन्तिम वर्ण तक--यथा 'अइ उण्‌' 
सूत्र का प्रत्याहार 'अण्‌' तथा 'अ इ उ ण्‌, ऋलक्‌, ए 
ओड, ऐ औच्‌' इन चार सूत्रों का प्रत्याहार 'अच्‌' 
(स्वर) हूँ प्रत्याहार हे; व्यंजनों का प्रत्याहार 'हळू” 
तथा सभी वर्णो का द्योतक 'अल्‌ प्रत्याहार हे । 

प्रत्युक्त (भू० क० कृ०) [प्रतिवच्‌ +क्त ] उत्तर दिया 
गया, वदले में कहा गया, जबाब दिया हुआ । 

प्रत्युक्ति (स्त्री ०) | प्रति-{-वच्‌+-क्तिन्‌ ] उत्तर, जवाब । 

प्रत्युच्चारः, प्रत्युच्चारणम्‌ [ प्रति+-उद्‌+-चर्‌+-णिच्‌-- 
घञ्ञ,, ल्यूट्‌ बा ] आवृत्ति, दोहराना । 

प्रत्युज्जीदनम्‌ | प्रति+उद्‌+-जीव्‌-+-ल्युट्‌ | पुनर्जीवन 
होना, जीवन का फिर संचार होना, फिर से जी उठना 
(आलं० भी ) 

प्रत्युत (अव्य०) [ प्रति+उत द्व० स० ] 1. इसके विप- 
रीत--कृतमपि महोपकारं पय इव पीत्वा निरातङ्कः, 
प्रत्यृत हन्तुं यतते काकोदरसोदरःखलो जगति-भामि० 
१।७६ 2. बल्कि, भी 3. दूसरी ओर । 

प्रत्युत्क्रमः, क्रमणम्‌, कऋरान्तिः (स्त्री०) [ प्रति+उद्‌+ 
क्रम्‌ त-घञ्ग, ल्युट्‌, क्तिन्‌.वा | 1. (किसी कार्य को 
करने का) बीड़ा उठाना 2. युद्ध की तैयारी 3. शत्रु 
पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण 4. गौण कार्यजो 
मुख्य कार्य में सहायक हो 5. किसी व्यवसाय का 
समारम्भ । 

प्रत्युत्थानम्‌ [ प्रति+ उद्‌ +-स्था+-ल्युट्‌ ] 1. किसी के 
विरुद्ध उठना 2. युद्ध की तयारी करना 3. किसी 
अभ्यागत का स्वागत करन के लिए (सम्मान प्रदशित 


करने के लिए) अपने आसन से उठना--मनु० 
२।२१०। 

प्रत्युत्थित (भू० क० कू०) | प्रति+उद्‌+ स्थान-क्त ] 
(किसी मित्र या शत्रु आदि को) मिलने के लिए उठा 
हुआ] 

प्रत्युत्पन्न (भु० क० कू०) | प्रति-उद्‌--पद्‌--क्‍्त ] 
1. पुनरुत्पादित, फिर से उत्पन्न 2. उद्यत, तत्पर, 
फुर्तीला 3. (गणित०)गुणा किया हुआ,-न्नम्‌ गुणा । 

म०--मति (वि०) समय पर जिसकी बुद्धि ठीक 

कार्य करे, हाजिर जबाब 2. साहसी, दिलेर 3. तीव्र, 
तीक्ष्ण । 

प्रत्युदाहरणम्‌ [ प्रति+उद्‌+-आ-ह +ल्युट्‌ ] मुकाबले 
का उदाहरण, विपक्ष का उदाहरण । 

प्रत्युद्गत (भू क० कृ०) [प्रति+उद्‌+-गम्‌ +-क्त ] 
अतिथि का स्वागत करने के लिए (सादर अभिवादन 
स्वरूप) अपने आसन से उठा हुआ - प्रत्युदूगतो मां 
भरतः ससेन्यः-रघु० १३।६४, १२।६२ 2. किसी के 
विरुद्ध आगे बढ़ा हुआ । 

प्रत्युद्गतिः (स्त्री ०), प्रत्युद्गमः, प्रत्युद्गमनम्‌ | प्रति-- 
उद्‌ +-गम्‌ +-क्तिन्‌, अप्‌, ल्युट्‌ वा] अतिथि का 
सत्कार करने के लिए अपने आसन से उठना या बाहर 
जाना । 

प्रत्युद्गमनीयम्‌ [ प्रतिञ+उद्‌+ गम्‌ +-अनीयर्‌ ] स्वच्छ 
वस्त्र का जोड़ा-गृहीतप्रत्युद्गमनीयवस्त्रा-कु० ७।११ 
पत्युद्गमनीय वस्त्रा' का पाठान्तर) दे० 'उद्गमनीय' । 

प्रत्युद्धरणभ्‌ [ प्रति+उद+ह॒+ल्युट्‌ | । पुनः प्राप्त 
करना, दी हुई वस्तु को वापिस लेना 2. फिर उठाना । 

प्रत्युद्यमः [ प्रतिञ-उद्‌+-यम्‌ +अप्‌ ] 1. प्रतिसंतुलन, सम- 
तोलन 2. रोक थाम, प्रतिक्रिया--भतृ० ८1८८, 
पाठान्तर । 

प्रत्युद्यात (वि०) [ प्रति+-उद्‌+ या क्त ] दे० प्रत्युद्गत’ । 

्त्युन्नमनम्‌ [ प्रतिञ- उद्‌+ नम्‌ +ल्युट्‌ | पुनः उठना, फिर 

छलना, पलटा खाकर आना । 

प्रत्युषकारः [ प्रति+-उप+-कृञ-घञ््‌ ] किसी की कृपा 
या सेवा का बदला चुकाना, उपकार का प्रतिदान, 
बदले में सेवा । 

प्रत्युपक्रिया [ प्रतिञउप+-कृञ-श, इयङ, टाप्‌ ] सेवा का 
प्रतिफल । 

प्रत्युपदेशः [ प्रति+ उप+-दिश्‌+-घञ््‌ | बदले में परामर्श 
या उपदेश -कु० १।३४ । 

प्रत्युपपन्न (वि०) [ प्रति+ उप {-पद्‌+-क्त | दे० 
प्रत्युत्पन्न’ । 

प्रत्युपमानम्‌ [ प्रतिनउप+-मा--ल्युट्‌ ] 1. समरूपता 
का प्रतिरूप 2. नमूना, आदर्श 3. मुकाबले की तुलना 
—विक्रम० २।३। 


( ६६२ ) 


प्रत्युपलब्ध (भू० क० कु०) [ प्रति--उप--लभ्‌--क्त ] 
वापिस प्राप्त, फिर लिया हुआ । 
प्रत्युपवेद:,---वेशनम्‌ [ प्रति--उप-:- विश्ञ--णिच्‌ +घव्म्‌, 
ल्युट्‌ वा | आज्ञा-पालन कराने के लिए किसी को 
घेरना । 
प्रत्युपस्थानम्‌ | प्रति + उप~-स्था +ल्युट्‌ ] आसपास, 
पड़ौस । 
प्रत्युप्त (भू० क० कृ०) {प्रतिञ-वप्‌ +क्त] 1. जड़ा 
हुआ, या जमाया हुआ, जटित, भरा हुआ 2. बोया 
हुआ 3. स्थिर किया हुआ, गाड़ा हुआ, दृढ्ता पूर्वक 
टिकाया हुआ, या जमाया हुआ - मा० ५।१०, उत्तर० 
३1३५, ४६ 1 
्रत्युषः, प्रत्युषस्‌ (नपुं०) [ प्रत्योषति नाशयति अन्धकारम्‌ 
` -प्रति+उष्‌-क, प्रतिय-उष्‌--असि ] प्रभाव, 
भोर, तड़का । 
प्रत्यूषः,-षम्‌ { प्रति+-ऊष्‌+-क ] भोर, प्रभात, तड़का 
` _ प्रत्यूषेषु स्कुटितकमलामौदमैत्रीकषाय:--मेघ० ३१, 
+षः 1. सूर्यं 2. आठ वस्तुओं में से एक वस्तु 
का नाम । 
प्रत्यूषस्‌ (नपुं) [ प्रतिञ-ऊष-|-असि ] भोर, प्रभात, 
तड़का । 
प्रत्यूहः [ प्रति+ऊह--घञ्ग्‌ | रुकावट, बाधा, विध्न, 
~विस्मयः सर्वथा हेयः प्रत्यूहः सवकर्मणाम्‌-हि० २।१५। 
प्रथ्‌ 1 (म्वा० आ० -प्रथते, प्रथितम्‌) 1. (ऐश्वर्य का) 
बढ़ाना 2. (कीति, अफवाह आदि का) फँलाना--तथा 
यशोऽस्य प्रथते मनु० ११।१५ 3. सुविख्यात होना, 
प्रसिद्ध होना - अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भूवि पप्रथे 
रघु० १५।१०१, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
पुरुपोत्तमः--भग० १५१८, शि० ९।१६, १५।२३, कुठ 
५।७, मेघ? २४, रघु० ५।६५, ९।७६ 4. प्रकट होना, 
उदय होना, प्रकाश में आना--श्रमो नु तासां मदनो 
नु पप्रथे--कि० ८।५३ 1 (चुरा० उभ० --प्रथयति 
--ते, प्रथित) 1. फैलाना, उद्घोषणा करना--सज्जना 
एव साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ -दृष्टान्त० १२, भट्टि० 
१७।१०७ 2. दिखलाना, प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, प्रकाशित करना, सूचित करना - परमं वपुः 
प्रथयतीव जयम्‌ --कि० ६।३५, ५३, शि० १०।२५, 
रत्न ४।१३, श० ३।१६ 3. बढ़ाना विस्तृत करना, 
ऊंचा करना, अधिक करना, बड़ा करना--भतृं० 
२।४५ 4. खोलना । 
प्रयनम्‌ [प्रथू+ल्यूट | 1. फलाना, विस्तार करना 
2. बखेरना 3. फेंकना, आगे की और बढ़ाना 
4. बतलाना, प्रकाशित करना, प्रदर्शन करना 5. वह 
स्वान जहाँ कोई चीज फैलायी जाय । 
प्रथम (वि०) ( पुं०, कतृं, ब० व० -प्रथमे या प्रथमाः) 


[ प्रथ्‌ञ-अमच्‌ ] 1. पहला, सबसे आगे का--रघु० 
३।४४, हि० २।३६, कि० २४४ 2. प्रमूख, मुख्य, 
प्रधान, श्रेष्ठतम, बेजोड़, अनुपम--शि० १५।४२, 
मनु० ३।१४७ 3. आदि कालीन, अत्यंत प्राचीन, 
प्राक्कालीन, प्राथमिक 4. पहले का, पूर्वकालीन, 
पहला, इससे . पुर्वं का--प्रथमसुकृतपेक्षया--मेघ० 
१७, रघु० १०।६७ 5. (व्या० १.) प्रथम पुरुष 
(=अन्य पुरुष या पाञ्चात्यपदविश्ञान के अनुसार 
तृतीय पुरुष), मः 1. प्रथम (==अन्य) पुरुष 2. वर्ग 
का प्रथम व्यंजन,--मा कर्तुकारक,--मम्‌ (अव्य०) 
| 1. पहले, प्रथमतः, सर्वप्रथम, कु० ७1२४, रघु० ३।४ 
। 2. पहले ही, पहले ही से, पूर्वकाल में -- रचु० ३1६८ 
| 3. तुरन्त, तत्काल 4. पहले- यात्रायै चोदयामास तं 
शक्तेः प्रथमं शरत्‌--रघु० ४२४, उत्तिष्ठेत्मथमं 
चास्य चरमं चेव संविशेत्‌--मनु० २१९४ 5. अभी 
अभी, हाल में,- प्रथमम्‌, अनन्तरम्‌, ततः, पश्चात्‌ 
| पहले, इसके बाद। सम० - अर्घः, - धम्‌ पूर्वार्ध, 
~ आश्चमः चार आश्रमों में से पहला आश्रम अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्यं आश्रम,--इतर (वि०) 'प्रथम की अपेक्षा 
और' अर्थात्‌ दूसरा,--उदित (वि०) पहले उच्चारण 
| किया हुआ--उवाच घात्र्या प्रथमोदितं वच:--रधु० 
| ३।२५,---कल्पः चलने के लिए बढ़िया मार्ग, प्रथम 
| नियम,-कल्पित (वि०) 1. पहले सोचा हुआ 2. पद 
या महत्त्व की दृष्टि से सर्वोच्च,--ज (वि०) 
सबसे पहले पैदा हुआ,-दर्शनम्‌ पहला दर्शन,-- दिवसः 
सबसे पहला दिन-मेध० २,- पुरुषः प्रथम पुरुष, 
अन्य पुरुष (अंग्रेजी पद्धति के अनुसार 'तृतीय पुरुष' ), 
-र्‍यौवनम्‌ युवावस्था का आरंभ, किशोरावस्था, 
वयस्‌ (नपु०) बचपन, शैशव,--विरहूः पहली बार 
का वियोग,-बयाकरणः 1. अत्यंत पूज्य वैयाकरण 
2. व्याकरण में शिशिक्षु,--साहसः दण्ड की निम्नतम 
या प्रथम स्थिति,-- सुकृतम्‌ पूर्वकृपा या सेवा । 
| प्रथा [प्रथ +-अङ्‌4-टाप्‌ ] ख्याति, प्रसिद्धि-शि० १५।२७। 
प्रथित (भू० क० कृ०) [ प्रथ्‌ +-क्त ] 1. बढ़ाया हुआ, 
विस्तार किया हुआ 2. प्रकाशित, उद्धोषित, फैलाया 
हुआ, घोषणा की हुई,-प्रथितयश्ञसां भासकविसौमिल्ल- 
कविभिश्रादीनाम्‌-मालवि० १ 3. दिखाया गया, 
प्रदर्शन किया गया, प्रकट किया गया, प्रकासित किया 
गया 4. विख्यात, प्रसिद्ध, विश्रुत (दे० 'प्रथ्‌' भी) । 
प्रथिमन (पुं) [ पृथोर्भावः-पृथु}-इमनिच्‌ ] चौड़ाई, 
विशालता, विस्तार, महत्ता--प्रथिमानं दघानेन जधनेन 
घनेन सा--भट्टि० ४।१७, (गुणाः) प्रारंभसूक्ष्माः 
प्रथिमानमापुः---रघु० १८४८ । 
प्रथिविः (स्त्री) [ =पृथिवी, पृषो० ] पृथ्वी, धरती । 
प्रथिष्ठ ( वि०) [ पृथु--इष्ठन्‌, प्रथादेश: ] सबसे बड़ा, 


( ६६२ ) 


सबसे चौड़ा, अत्यन्त विशाल ('पृथु! की अतिशया- 
वस्था) ! 
प्रथीयस्‌ (वि०) (स्त्रो5-सी) [ पृथु--ईयसुन्‌ | अपेक्षा- 
कृत बडा, चौड़ा, विशाल 'पृथु की तुलनावस्था) । 
प्रथु (वि०) [प्रथ्‌ +-उण्‌] व्यापक, दूर दूरतक फेला हुआ । 
प्रथुकः [ प्रथ्‌ +-उक | चिउड़े, चौले, (तु० पृथुक) । 
प्रदक्षिण (वि०) [ प्रा० स० | 1. दाई ओर रक्खा. हुआ, 
या खड़ा हुआ दाई ओर को घूमने वाला 2. सम्मान- 
पूण, श्रद्धालु 3. शुभ, शुभलक्षणयुक्त,--णः,---णा, 
णम्‌ बाई ओर से दाई ओर को घूमना जिससे 
कि दाहिना पाइवे सदेव उस व्यक्ति या वस्तु की ओर 
हो जिसकी परिक्रमा की जा रही हैं, श्रद्धापूर्ण अभि- 
वादन जो इस प्रकार प्रदक्षिणा द्वारा किया जाय 
_कु० ७७९, याज्ञ० १।२३२,- णम्‌ (अव्य०)1. वाई 
ओर से दाई ओर को 2. दाई ओर को, जिससे कि 
दाहिना पाइवं सदेव प्रदक्षिणा की गई व्यक्ति या 
वस्तु की ओर रहे 3. दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा 
की ओर--मनु० ४।८७, (प्रदक्षिणो कृ) बाई ओर 
से दाई ओर को जाना (सम्मान प्रदर्शित करने के 
लिए) --प्रदक्षिगोकुरुष्व सद्योहुताग्नीन्‌ -श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हृताशनम्‌--रघु० २।७१) । सम० 
--अचिस (वि०) जिसको दाई ओर को ज्वालाएँ 
उठती हों, दाई ओर को ज्वालाएँ रखने वाला-- 
प्रदक्षिणाचिहविरग्निराददे--रघु० ३।१४ (स्त्री०) 


दाई ओर को मुड़ी हुई ज्वालाएँ-रघु० ४।२५,-क्रिया 


प्रदक्षिणा करना, सम्मान प्रदशित करने के लिए 
सम्माननीय व्यक्ति को दाई ओर रखना--रघु ० 
१॥७६, --पट्रिका सहन, आंगन । 
प्रदग्ध (भू० क० कृ०) [ प्रदह ‡-क्त | जलाया गया, 

भस्म किया गया । 

प्रदत्त (भू० क० कृ०) | प्रस-दा- क्त ] दे० प्र्त 1 

प्रदरः [ प्र+-दृ+-अप्‌ ] 1. तोड़ना, फाड़ना 2. अस्थिभंग 
होना, दरार पड़ना, फटाव, छिद्र, विवर 3. सेना का 


तितर बितर होना 4. तीर 5. स्त्रियों को होने वाला | 


एक रोग । 

्रदर्षः [ प्रा० स० | घमंड, अहंकार । 

प्रदर्शः [प्र--दृश्‌-+-घज्य_] 1. दृष्टि, दर्शन 2. निदेश, आज्ञा । 

प्रदर्शक (वि०) [| प्र+दृश्‌--ण्वुल ] दिखलाने वाला, 
प्रकट करने वाला । 

प्रदर्शनम्‌ [ प्र+-दृश्‌-+ल्युट ] 1. दृष्टि, दर्शन जैसा कि 
'घोरप्रदर्शनः' में 2. प्रकट होना, प्रदर्शन करना, दिख- 
लाना, प्रदर्शनी, नुमायश 3. अध्यापन, व्सख्या करना 

उदाहरण । 

प्रदशित (भू०्क०कृ०) [प्र +दृश्‌ +णिच्‌ -! -क्त] दिखलाया 

हुआ, सामने रक्खा हुआ, प्रकट किया हुआ, प्रकाशित 


किया हुआ, प्रदर्शन किया हुआ 2. जतलाया गया 
3. सिखाया हुआ 4. व्याख्या किया गया, उद्धोषित 
किया गया । 

प्रदलः [ प्र +-दल्‌न-अच्‌ | बाण, तीर । 

प्रदवः [ प्रञ-दु+-अप्‌ | जलना, ज्वालाएँ उठना 1 

प्रदातृ (पुं) [ प्र+दाञ-तृच्‌ ] 1. देने वाला, दानी 
2. उदार व्यक्ति 3. (विवाह में) कन्या दान करने 
वाला 4. इन्द्र का विशेयण । 

प्रदानम्‌ | प्रन-दा+-ल्यृट्‌ ] 1. देना, प्रदान करना, अर्पण 
करना, प्रस्तुत करना वर”, अग्नि), काष्ठ? आदि 

(विवाह में) कन्या दान करना, कन्या 3. समपित 

करना, अध्यापन करना, शिक्षा देना, विद्या? 4. भेंट, 
दान, उपहार 5, अंकुश । सम०---ञ्जुरः अति दान- 
शील पुरुष, दाता । 

प्रदानकम्‌ [ प्रदान कन्‌ ] पुरस्कार, भेंट, दान, उपहार । 

प्रदायम्‌ [ प्र ‡-दा-$-घञ्ञ्‌ , युक्‌ | उपहार, भेंट । 

प्रदिः, प्रदेयः [ प्रन-दा+-कि, यत्‌ वा | उपहार, भेंट । 

प्रदिग्ध (भू० क० कृ०) [ प्र+-दिह+क्त.] चिकनाई 
लपेटी हुई, पोती हुई, मालिश किया हुआ, --ग्धम्‌ 
विशेष प्रकार से तला हुआ मांस । 

प्रदिश (स्त्री) [ प्रगता दिग्म्यः-प्र+- दिश्‌-क्विप्‌ ] 
1. संकेत करना 2. आदेश, निदेश, आज्ञा 3. परिधि 
का अन्तवंर्ती बिन्दु जैसे कि नेऋती, आग्नेयी, ऐशानी 
और वायवी । 

प्रदिष्ट (भू० क० कृ०) [ प्र +दिश्‌+-क्त ] 1. दिखाया 
हुआ, संकेतित 2. निदिष्ट, आदिष्ट 3. स्थिर किया 
हुआ, आदेश लागू किया हुआ, नियोजित किया हुआ 
णरघु० २।३९। 

प्रदीपः [ प्र{-दीप्‌+-णिच्‌+-क | 1. दीपक, चिराग 
(आलं० से भी) अतेल पूरा: सुरतप्रदीपाः कु० 
१।१०, रबु० २।२४, १६।४, कुलप्रदीपो नृपतिदिलीपः 
--रघु० ६।७४, कुल का दीपक या अवतंस' - ७।२९ 
2. जो जानकारी कराता है, या बात को खोलकर 
कहता हूँ, व्याख्या, विशेषतः ग्रन्थों के नामों के अन्त 
में प्रयुक्त, यथा महाभाष्य प्रदीप, काब्यप्रदीप आदि। 

प्रदीपन (वि०) (स्त्री०~नी) [ प्र + दीप्‌ +-णिच्‌ ञ-ल्युट्‌ ] 
1. जलाना 2. उद्दीपित करना, उत्तेजित करना, नम्‌ 
सुळगाने की क्रिया, जलाना, उदीप्त करना,-नः एक 
प्रकार का खनिज विष । 

प्रदीप्त (भू० क० कृ०) [ प्र +दीप्‌--क्त | 1. सुलगाया 
हुआ, जलाया हुआ, प्रज्वलित, प्रकाशित 2. देदीप्य- 
मान, - जाज्वल्यमान, प्रकाशमान: 3. उठाया हुआ, 
विस्तारित--प्रदीप्तशिरसमाशीविषम्‌ -- दश० 4. उद्दी 
पित, उत्तेजित (क्षुघा आदि) । 

(भू० क० कृ०) { प्र+-दुष्‌+-क्त ] 1. बिगड़ा 


( ६६४ ) 


हुआ, भ्रष्ट 2. दूषित, मलिन, पापमय 3. | 
स्वेच्छाचारी । 

प्रदूषित (भू० क० कृ०) [प्र +दृष्‌--णिच्‌ |-क्त ] 
1. ऋष्ट, विषाक्त, विकृत, पतित 2. अपवित्र, मलिन, 
भ्रष्ट । 

प्रदेय (सं० कृ०) [ प्रस-दा--यत्‌ | दिए जाने के योग्य, 
(समाचार आदि) दिये जाने के लायक, संवहन किये 
जाने के उपयुक्त --रधु० ५1१८, ३१ | 

प्रदेशः [ प्र+दिश्‌ +-घज्म ] 1. संकेत करना, इशारा 
करना 2. स्थान, क्षेत्र, जगह, देश, प्रदेश, मंडल --पितु: 
प्रदेशास्तव देवभूमय:--कु० ५1४५, रघु० ५।६०, इसी 
प्रकार कठ तालु” हृदय” आदि 3. बित्ता, वालिइत 
4. निश्चय, निर्धारण 5. दीवार 6. (व्या० में) 
उदाहरण । 

प्रदेशनम्‌ [ प्र+दिश्‌ ]-ल्युट्‌ ] 1. संकेत करना 2. उपदेश, 
अनुदेश 3. भेंट, उपहार, चढावा विशेष कर देवताओं 
कों या श्रेष्ठतर व्यक्तियों को । 

देश (शि) नो प्रदेशन--डीपू, प्र--दिश्‌-1-णिनि-- 
डीप्‌ | तर्जनी अंगुली, अभिसूचक अंगुली । 

प्रदेहः [ प्र+दिह्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. लेप करना, तेल या औपधि 
आदि की मालिश करना 2. लेप, पलस्तर । 

प्रदोष (वि०) | प्रकृष्ट: दोषो यस्य-प्रा० ब० ] बुरा, 
भ्रष्ट,--ष: 1. दोष, त्रुटि, पाप, अपराध 2. अव्यव- 
स्थित स्थिति, विद्रोह, बगावत 3. संध्याकाल, रात्रि 
का आरंभ -तमः स्वभावास्तेऽप्यन्ये प्रदोषमनुयायिनः 
--शि० २।७८ ( यहाँ प्रदोष का अर्थ मुख्य रूप से 
“भ्रप्ट' और 'पतित' हैं) -ब्रजसुन्दरीजनमनस्तोपप्रदोष: 
>गीत० ५, कु० ५४४, रघु० १९३, ऋतु० १।११। 
सम० --कालः संध्या समय, रात्रि का आरंभ,--तिमि- 
रम्‌ संध्याकालोन अंधेरा, सांझ का झुटपुटा--कामं 
प्रदोषतिमिरेण न दृश्यसे त्वम्‌--मृच्छ० १।३५। 

प्रदोहः | प्र+-दुह्‌ +घव्म | दुहना, दूध निकालना । 

द्युम्नः | प्रकृष्ट द्युम्नं बलं यस्य--प्रा० ब० ] कामदेव 
का विशेषण, कामदेव | यह कृष्ण और रुक्मिणी का 
पुत्र था। जब यह छः वर्ष की आयु का था तो झंवर 
नामक दैत्य ने इसका अपहरण कर लिया क्योंकि उसे 
यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि प्रद्युम्न के द्वारा 
उसकी मृत्यु हो जायगी । शंबर ने उस बालक को 
घर्घराते हुए समुद्र में फेंक दिया जहाँ उसे एक मछली 
निगल गई। एक मछुवेने इस मछली को पकड 
लिया और शंवर के सामने छा रक्खा। जब इस 
मछली को काटा गया तो इसके पेट से एक सुन्दर 
बालक मिला । नारद मुनि की इच्छानुसार शंबर 
को गृहिणी मायावत्ती ने इस वालक का पालनपोषण 
किया । जब यह बालक जवान हो गया तो स्वयं 


मायावती का मन इसके सौन्दर्य पर आकृष्ट हो गया! 
परन्तु प्रद्युम्न ने मायावती का मातृत्व को दूषित 
करने वाली इस प्रकार की भावनाओं के कारण बुरा- 
भला कहा, क्योंकि वह तो उसे माता समझता था । 
परन्तु जब उसे बतलाया गया कि वह विष्णु का पुत्र 
हें, उसे झंबर ने समुद्र में फेंक दिया था, ती उसने 
क्रोध से आगबबूला होकर शंबर को युद्ध के लिए 
ललकारा, तथा अपनी माया के द्वारा उस का वघ कर 
दिया । उसके पश्चात्‌ वह और मायावती कृष्ण के 
घर गए जहाँ नारद मुनि ने कृष्ण और रुक्मिणी को 
बतलाया कि यह तो उनका अपना पुत्र है तथा माया- 
वती उसकी पत्नी हे । 

प्रद्योतः [ प्रकृष्टो द्योतः--प्रा० स० ] 1. जग मगाना, 
प्रकाश, रोशनी 2. आभा, प्रकाश, कान्ति 3. प्रकाश 
की किरण 4. उज्जयिनी के एक राजा का नाम जिसकी 
पुत्री से वत्स के राजा उदयन ने विवाह किया था-- 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह्वे--मेघ० ३२ 
(मल्लि० इसे प्रक्षिष्त' समझते हैँ), रत्न० १।१०। 

प्रद्योतनम्‌ { प्र ञ-य्यत्‌+-ल्यूट्‌ ] 1. जगमगाना, चमकना 
2. प्रकाश, नः सूर्य । 

प्रदवः [ प्र +-द्रु-+-अप्‌ | दौड़ना, पलायन । 

प्रद्रावः [प्र +-द्रु+-घञ्ञ्‌ |1. भाग जाना, पलायन, प्रत्यावर्तन, 
बच निकलना 2. द्रुतगमन, तेजी से जाना। _ 

प्रवारः, प्रद्वारम्‌ [ प्रगतं द्वारम्‌ --प्रा० स० ] दरवाजे या 
फाटक के सामने का स्थान । 

द्वेषः, प्रद्देषणम्‌ [ प्र- द्विष्‌ }-घञा, ल्युट्‌ वा ] नापसन्दगी, 
धृणा, अरुचि । 

प्रथनम्‌ [ प्र+-था +-क्यु ] 1. युद्ध, लड़ाई, संग्राम, संघर्ष, 
-प्रहितः प्रधनाय माधवानहमाकारयितुं महीभृता-शि० 
१६।५२, क्षेत्र क्षत्रप्रवनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः--मेघ ० 
४८, रघु० ११।७७, महावी० ६।३३ 2. युद्ध में लूट 
का माल 3. विनाश 4. फाइना, तोड़ना, चीरफाड़ । 

प्रधमनम्‌ [प्र ञ-धम्‌ +-ल्युट्‌| 1. लंवा सांस लेना 2. स्‌ घनी, 
नस्य । 

प्रधर्षः [ प्र+धृप्‌ +-घञ्ग्‌ ] हमला, आक्रमण 2 बलात्कार! 

प्रधर्षणम्‌, णा | प्रञ-घृष्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. हमला, 
आक्रमण 2. बलात्कार, दुर्व्यवहार, अपमान । 

प्रचित (भू. क० कृ०) [प्र+-धृष्‌- णिच्‌-क्त ] 
1. हमला किया गया, आक्रान्त 2. क्षतिग्रस्त, चोट 
पहुँचाया हुआ 3. घमंडी, अहंकारी । 

प्रधान (वि०) [ प्र+धा--ल्युट्‌ | 1. मुख्य, मूल, प्रमुख, 
बड़ा, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ जैसा कि प्रधानामात्य, प्रधान- 
पुरुष आदि में--मनु० ७२०३ 2. मुख्य रूप से 
अन्तहित, प्रचलित, प्रबल,--नम्‌ 1. मुख्य पदार्थ, 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं वस्तु, अधिष्ठाता, मुख्य - न 


( ६६५ ) 


परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ - शि० ७1६१, गंगा० 
१८, प्रयोगप्रवानं हि नाट्यशास्त्रम्‌--मालवि० १, 
शमप्रधानेषु तपोधनेपु श० २।७, रघु० ६1७९ 
2. प्रथम विकासकर्ता, जन्मदाता, भौतिक सृष्टिका 
स्रोत, प्रथम जीवाणु जिसमें से यह समस्त भौतिक 
संसार विकसित हुआ हे (सांख्य० के अनुसार) 
पुनरपि प्रघानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्थासिद्धमित्याह 
-शारी०,दे० 'प्रकृति' भी 3. परमात्मा 4. बुद्धि 5. किसी 
मिश्रण का मुख्य अंग, नः, नम्‌ 1. राजा का मुख्य 
सेवक या सहचर (उसका मन्त्री या अन्य विश्वस्त 
पुरुष) 2. महानुभाव, राजसभासद 3. महावत, 
अङ्कम्‌ 1. किसी वस्तु की मुख्य शाखा 2. शरीर का 
मुख्य अंग 3. राज्य का प्रधान या प्रमुख व्यक्ति । 
-अमात्यः प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,-आत्सन्‌ (पुं०)विष्णु 
का विशेषण, धातुः शरीर का मुख्य तत्त्व अर्थात्‌ 
वीय, शुक्र, ` पुरुषः 1. प्रमुख व्यक्ति (राज्य का), 
2. शिव का विशेषण, - मन्त्रिन्‌ (पुं०) राज्य का सबसे 
बड़ा मंत्री, वासस्‌ (नपुं०) मुख्य वस्त्र, - वृष्टिः 
(स्त्री०) वर्षा की भारी बौछार । 

प्रधावनः | प्र--धाव्‌--ल्यट्‌ | वायु, हवा 
घो देना । 

प्रधिः { प्र+धा--कि | 1. पहिये की नाभि या परिणाह 
--शि० १५७९, १७२७ 2. कुआँ । 

प्रधी (वि०) [ प्रकृष्टा थो: यस्य--प्रा० ब० | कुशाग्रबुद्धि, 
(स्त्री०) बड़ी बृद्धि, प्रज्ञा । 

प्रधूषित (भू० क० क०) | प्र+धूप्‌ +-क्त | 1..सुवासित, 
सुगंधयुत 2. गर्माया हुआ, तपाया हुआ 3. प्रज्वलित 
4. संतप्त, ता 1. कष्टग्रस्त स्त्री 2. वह दिशा जिस 
ओर सूर्य बढ़ रहा हो । 

प्रधृष्ट (भू. क० कृ०) | प्र+धृष्‌ +-क्त | 1. तिरस्कार 
पूर्वक बर्ताव किया गया 2. घमंडी, अहंकारी, दृप्त या 
अभिमानी । 

प्रध्यानम्‌ [ प्र +ध्य ¬-ल्यृट्‌ | 
2. विचार या विमर्श । 

प्रध्वंसः [प्र+-ध्वंस्‌ +-घञ्ञ्‌ | सर्वथा विनाश, संहार । सम? 
-अभावः विनाशजनित अभाव, चार प्रकार के अभावों 
में से एक, जिसमें विनाश से अभाव की उत्पत्ति होती 
हूँ, जैसे कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के पश्चात्‌ । 

प्रध्वस्त (भू० क० क्र०) { श्र+-ध्वंस्‌+-क्त | संहार किया 
हुआ, पूर्ण रूप से नप्ट किया हुआ । 

प्रनप्तु (पुं०) | प्रगतो नप्तारं जनकतया - प्रा» स० ] पौत्र 
का पुत्र, प्रपौत्र । 

प्रनष्ट (भू० क० कृ०) | प्र]-नश्‌ | 1. अन्तर्धान 
लुप्त, अदृश्य 2. खोया हुआ 3. मिटा हआ, मृत 
4. बरबाद, समुच्छिन्न, उन्म्‌ लित । 

ट 


नम्‌ रगड़ देना, 


1. गहन विचार या विमर्श 


प्रनायक (वि०) [ प्रगतो नायको यस्मात्‌ प्रा० स० ब० | 
1. जिसका नेता विद्यमान न हो 2. नायक या पथ- 
प्रदर्शक से रहित । 

प्रनालः,-ली (स्त्रीश) [| प्रा० स०] दे० 
प्रणाली ।* 

प्रतिघातनम्‌ [ प्रञ-नि+-हन्‌ +णिच्‌--ल्यूट्‌ ] वध, हत्या । 


प्रणाल और 


प्रनृत्त (वि०) [| प्र+नृत्‌--क्त | नाचने वाला, - त्तम्‌ 
नाच । 

प्रपक्षः [ प्रा० स० ] पंख का अंतिम सिरा। 

प्रपञ्चः | प्रा स० | 1. प्रदर्शन, प्रकटीकरण - रागप्रायः 


प्रपञ्चः--का० १४१ 2. विकास, फैलाव, विस्तार 
शि० २०।४४ 3. विस्तारण, विशद व्याख्या, 

स्पष्टीकरण, विवरण 4. सुविस्तारता, प्रसार बाहुल्य 
-अलं प्रपञ्चेन 5. बहुविधता, विविधता 6. ढेर, प्राचूर्य, 
मात्रा 7. दर्शन, दृश्यवस्तु 8. माया, जालसाजी 
9. दृश्यमान जगत्‌ जो केवल माया, और नानात्व 
का प्रदर्शन मात्र है । सम०--बुद्धि (वि०) धूर्त, कपटी, 
--वचनम्‌ विस्तृत प्रवचन, प्रसारयुक्त बातचीत । 

प्रपञ्चयति (नामधातु-पर०) 1. दिखलाना, प्रदर्शन करना 
--प्रपञ्चय पञ्चमम्‌ - - गीत० १० 2. विस्तार करना, 
प्रसार करना । 

प्रपञ्चित (भू० क० कृ०) [ प्र-+-पंच्‌ +-क्त ] 1. प्रदर्शित 
2. विस्तारित, प्रसारित 3. फैलाया गया, पूरी व्याख्या 
की गई, विशदीकृत 4. भूल जाने वाला, भटका हुआ 
5. धोखे में आया हुआ, छला हुआ । 

प्रयतनम्‌ [ प्रयत्‌ +ल्युट्‌ | 1. उड़ जाना 2. गिराना, 
अवपात 3. अवतरण 4. मृत्यु, विनाश 5. खड़ी चट्टान, 
ढलवाँ चट्टान । 

प्रपदम्‌ [ प्रा० स० | पेर का अग्रभाग । 

प्रपदीन (वि०) [| प्रपद+ख ] पैर के अग्रभाग से संबद्ध, 
या अग्रभाग तक विस्तृत । 

प्रपन्न (भू क० ) [ प्र+पद--क्त ] 1. पधारने 
वाला, पहुँचने या जाने वाला 2. आश्रय ग्रहण करने 
वाला, अपनाने वाला-कु० ३।५, ५1५९ 3. शरण लेने 
वाला, संरक्षण ढूंढने वाला, प्रार्थी, दीन, याचक 
शिष्यस्तेऽहं शाघि मां त्वां प्रपन्नम्‌--भग० २1७ 
4. अनुसरण करने वाला 5. सुसज्जित, युक्त, आधि- 
पत्य प्राप्त--श० १।१ 6. प्रतिज्ञात 7. हासिल 
प्राप्त 8. बेचारा, कष्टग्रस्त । 

प्रपन्नाडः [ प्रपन्न+-अल्‌ +-अण्‌, 
'प्रपुनाट' । 

प्रपर्ण (वि०) प्रपतितानि पर्णानि यस्य--प्रा० ब० ] 
पैत्तो से रहित (वक्ष ),--णेम्‌ गिरा हुआ पत्ता । 

प्रपलायनम्‌ [ प्र+पराञ-अय्‌+-ल्य॒द्‌, रस्य लः] भाग 
खड़ा होना, प्रत्यावर्तन । 


डलयोरभेदः] दे० 


( ६६६ ) 


प्रपा [प्रज+पा+-अङ+टाप्‌] 1. प्याऊ - व्याख्यास्थानान्य- 
मलसलिला यस्य कूपाः प्रपाइच-विक्रमांक० १८।७८ 
2. कआँ, कुण्ड मनु० ८३१९ 3. पशुओं को पानी 
पिलाने का स्थान, खेल 4. पानी का भंडार । सम० 
“पालिका बटोहियों को जल पिलाने वाली स्त्री 
~ विक्रमांक० १८९, १३1१०, वनम्‌ शीतोद्यान । 


प्रपाठकः [प्रकृष्टः पाठोऽत्र-प्रा० ब०] 1. पाठ, व्याख्यान : 


2. किसी का अध्याय या भाग । 


प्रपाणिः [प्रकृष्टः पाणिः--प्रा० स०] 1. हाथ का अगला । 


भाग 2. हाथ की खुली हथेली । 

प्रपातः [प्र+पत्‌--घज्म_ 1. चले जाना, विदायगी 2. नीचे 
गिरना, अवपात--मनोरथानामतटप्रपात:--श० ६।९, 
कु० ६।५७ 3. आकस्मिक आक्रमण 4. वारिप्रवाह, 
झरना, झाल, वह स्थान जिसके ऊपर. पानी गिरता 
रहता हे -- रघु० २1२६, 5. तट, बेला, 6. खड़ी 
चट्टान, ढलवां चट्टान 7. गिरजाना, झड़ जाना 
यथा 'केशप्रपात' 8. उत्सर्जन, प्रस्रवण, स्खलन 
-“जैसा कि 'वीयंप्रपात' में 9 किसी चट्टान से अपने 
आपको नीचे गिरा देना 10 उड़ान की एक विशेष 
रीति । 

प्रपातनम्‌ [प्र +- पत्‌ +-णिच्‌ -- ल्युट्‌] गिराना, (भूमि पर्‌) 
मिराना [ 

प्रपादिकः [प्रा० सऽ] मोर । 

प्रपानम्‌ [प्र+- पा +-ल्य्‌्‌] पीना, पेय पदार्थ । 

प्रपानकम्‌ [प्रपान+-कन्‌ | एक प्रकार का पेय । 

प्रपितामहः [प्रकर्षेण पितामहः--भ्रा० स०] 1. पड़ बाबा 
पड्दादा 2. कृष्ण का विशेषण--भग० ११।३९ 
3. ब्रह्मा की उपाधि, ही पड़दादी । 

प्रपितुव्य |प्रा० स०| ताऊ । 

प्रपीडनम्‌ |प्रञ-पीड्‌ ऋ-णिच्‌-ल्युट्‌] 1. भींचना, निचो- 
इना 2 रक्तख्रावावरोधक औषधि । 

प्रपीत (न) (वि०) [प्र+-पा (प्याय्‌) +क्त] सूजा हुआ, 
फूछा हुआ । 

प्रपुना (घला) टः, [प्रकर्षेण पुमांसं नाटयति-प्र+-पुम्‌ --नट्‌ 
जणिच्‌+-अण्‌| चक्रमद नाम का वृक्ष, चकवड । 

प्रपूरणम्‌ [प्र --पुर--ल्युट्‌] 1. पूरा करना, भरना, पूर्ति 
करना 2. सन्निविष्ट करना, सुई लगाना 3. सन्तुष्ट 
करना, तृप्त करना 4. संबद्ध करना । 

प्रपूरित (भू० क० कृ०) [प्र+ पूर्‌ +क्त] भरा हुआ । 

प्रपृष्ठ (वि०) [प्रा ब०] विशिष्ट पीठ वाला । 
: [ प्रा स० | पड़पोता-याज्ञ० १।७८,-त्री 
पड़पोती 1 | 

प्रफुल्ल (भू०क०कृ०)[प्र--फुलू--क्त] । खिला हुआ, पूर्ण, 
विकसित-लोधदुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌--रघु० २।२९ 
'प्रफूल्छ' का पाठान्तर) । 


| प्रफुल्लिः (स्त्री० ) 
पुष्पित होना । 

प्रफुल्ल (भू० क० कृ०) [प्रय-फल्‌--क्त, उत्वम्‌ लत्व च] 
1. पूरा खिला हुआ, मंजरित, मुकुलित--न हि प्रफुल्लं 
सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति पट्पदाली--रघु० 
६।७९; २।२९, कु० ३१४५, ७११ 2. खिले हुए 
फूल की भांति फली हुई या विस्तास्युक्त (आँख 

। आदि) 3. मुस्करांता हुआ 4. प्रमुदित, उल्लसित, 
प्रसन्न । सम०--नयन,-- नेत्र,--लोचन (वि०) हपं 
के कारण खिली हुई आँखों वाला,--वदन (वि०) 
हर्षोत्फुल्ल या हंसमुख, हंसम्‌ख चेहरे वाला । 

प्रबद्ध (भू? क० कृ०) [प्र+-बंध्‌+-क्त| 1. बांधा हुआ, 
बंधा हुआ, कसा हुआ 2. रोका हुआ, अवरुद्ध, 
अटकाया हुआ । 

प्रबद्ध (पुं०) [प्र+बंध्‌+तृच्‌] प्रणेता, ग्रन्थकार । 

प्रबन्धः [प्र +-बन्ध+-घञ्ञ्‌| 1. बंधन, जोड़ या गांठ 
2. अविच्छिन्नता, सातत्य, नैरंतयं, अविच्छिन्न श्रेणी या 
परम्परा - विच्छेद माप भुवि यस्तु कथाप्रवन्धः-का० 
२३९, तक्रियाप्रबन्धादयमध्वराणाम्‌ रघु० ६।२३, 
३।५८, मा० ६।३ 3. अविच्छिन्न या सुसंगत वर्णन 
या प्रवचन अनुज्झितार्थ संबन्ध: प्रबन्धो दुरुदाहरः 
--शि० २।७३ 4. साहित्यिक कृति या रचना, 
विशेषतः काव्यरचना - प्रथितयशसां भासकविसौमि- 
स्लकविमिश्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य--मालबि० १, 
प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्ध--आदि वास० 5. व्यवस्था, 
योजना, कल्पना जैसा कि 'कपटप्रबंध' में। सम० 
--कल्पना झूठमूठ की कहानी, किसी तथ्य के उपस्तर 
पर आधारित कल्पनाकृति-- प्रबंधकल्पनां स्तोकसत्यां 
प्राज्ञा: कथां विदुः । 

प्रबन्धनम्‌ [ प्र--बन्ध्‌ + ल्युट्‌] बंधन, जोड़ 

प्रबञ्जः (पुं०) इन्द्र का नामान्तर । 

प्रब (ब) हे (वि०) [प्र+ब (व) हँ _-अच्‌ ] सर्वश्रेष्ठ, 
सर्वोत्तम । 

| प्रबल (वि०) [ प्रकृष्टं बलं यस्य--प्रा० ब० ] 1. बहुत 

मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर, शूरवीर (पुरुष), 

रघु० ३।६०, ऋतु० ३।२३ 2. प्रचंड, मजबूत, तीब्र, 

अत्यधिक, बहुत बड़ा - प्रबलपुरोवातया वृष्ट्या 

--मालवि० ४।२, प्रबलां वेदनाम्‌--रघु० ८।५० 

| उ महत्त्वपूर्णं 4. भरपूर 5. भयानक, विनाशकारी । 

प्रब (व) ह्विका [प्र+व (व) छह +थ्वुलू-+-ठाप्‌ 
इत्वम्‌ | दे० 'प्रहेलिका' 

प्रबाधनम्‌ [ प्र+वाघ्‌+-ल्युट्‌ ] 1. प्रत्याचार, प्रपीडन 
2. अस्वीकृति, मुकरना 3. दूर रखना । 

प्रबा (वा) लः, रूम्‌ | प्र+ब (व) ल्‌+-णिच्‌-+-अय्‌ ] 
1, कोपल, अंकुर, किसलय--अपि'"```'प्रवालमासाम- 


[त्र + फुलू +क्तिन्‌] लिलना, विस्तरण, 


ला है 
यागाँठ।. 


( ६६७ ) 


नुंबन्धि. वीसधाम्‌ --कु० ५३४, १४४, ३८, रघु० 
६1१२, १३1४९ 2. मूँगा 3. वीणा की गंरदन,--लः 
1. शिष्य 2. जन्तु । सम०--अइमन्तकः 1. लाल 
अश्मंतक वृक्ष 2. मूंगे का वृक्ष,-- पद्मम्‌ लाल कमल, 
फलम्‌ लाल चन्दन की लकडी, --भस्मन्‌ (नपुं०) 
मूंगे की भस्म । 

प्रबाह: | प्रकृष्टो बाहु:--प्रा० स० ] भुजा का अग्रभाग, 
पहुँचा । 

प्रबाहुकम्‌ (अव्य०) | प्रबाहु--कप्‌ ] 1. ऊँचाई पर 
2. उसी समय । 

प्रबुद्ध (भू० क० कृ०) [प्र+बुध --क्त ] 1. जगाया हुआ, 
जागा हुआ 2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, चतुर 3. ज्ञाता, 
जानकार 4. पूरा खिला हुआ, फेला हुआ 5. कार्यारंभ 
करने वाला, या कार्यान्वित होने वाला (जादू, मंत्र 
आदि) । 

प्रबोधः [ प्र+वुध्‌ धरा ] 1. जागना (आलं० भी) 
जागरण, होश में आना, चेतना--अप्रबोधाय सुष्वाप 
-+रघु० १२।५० मोहादभूकृष्टतर: प्रबोधः - १४! 
५६ 2. (फूलों का) खिलना, फॅलना 3. जागरण, 
नींद का अभाव 4. सतर्कता, सावधानी 5. ज्ञान, 
समझ, बुद्धिमत्ता, भ्रम को दूर करना, यथार्थ ज्ञान 
“यथा 'प्रवोधचन्द्रोदय' में 6. सांत्वना 7. किसी 
सुगंध द्रव्य में सुगंध का पुनर्जीवन । 

प्रबोधन (वि०) (स्त्री०--नी) [ प्र+-बुघ्‌+-णिच्‌+ 
ल्युट्‌ | जागरण, जागना,-नम्‌ 1. जागते रहना 
2. जाग, जगना 3. सचेत होना 4. ज्ञान, बुद्धिमत्ता 
5. शिक्षण, उपदेश देना 6. किसी गंघद्रव्य की सुगंध 
का पुनर्जीवन । 

प्रबोध (धि) नी [ प्रबोधन+-डीप्‌, प्र+बुध्‌ +णिच्‌ -- 
णिनि--डीप्‌ ] देव उठनी एकादशी, कातिक शुक्ला 
एकादशी जिस दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास की 
नींद रेने के पश्चात्‌ जागते हैं । 

प्रबोधित (भू० क० कु०) [प्र+-बुघ्‌+णिच्‌+-क्त ] 
1. जागा हुआ, जगाया हुआ 2. शिक्षण, प्राप्त, सूचना 
दिया हुआ । 

प्रभञ्जनम्‌ [प्र+भञ्ज्‌+-ल्युट्‌] टुकड़े टुकड़े करना,-नः 
हवा, विशेषकर आंधी, झझावात-ने० १।६१, पंच० 
१।१२२। 

प्रभद्रः [ प्रगत भद्रं यस्मात्‌--प्रा० ब० ] नीम का पेड़ । 

प्रभवः [ प्रञ-भु+-अप्‌ ] स्रोत, मूल--अनन्तरत्नप्रभवस्य 
यस्य--कु० १।३, अकिंचनः सन्‌ प्रभवः सः संपदाम्‌ 
"५७७, रघु० ९।७५ 2. जन्म, पेदायश 3. नदी का 
उद्गमस्थान--तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं 
तुषारे:--मेघ० ५२ 4. उत्पत्ति का कारण, (माता, 
पिता आदि) जन्मदाता--तमस्याः प्रभवमवगच्छ 


-ण्श० १ 5. प्रणेता, रचयिता-_कु० २।५ 6. जन्म 
स्थान 7. शक्ति, सामर्थ्य, शौय, भव्य गरिमा 
(प्रभाव) 8. विष्णु की उपाधि 9. (समास के अन्त 
में) उत्पन्न होने वाला, व्युत्पन्न -- सूर्यप्रभवो वंशः 
“एरघु० १।२, कु० ३1१५ । 

प्रभवितृ (पु०) [ प्र+-भू+तृच्‌ ] शासक, महाप्रभु । 

प्रभविष्णु (वि०) [ प्र+-भू--इष्णुच्‌ ] मजबूत, ताकत- 
वर, शक्तिशाली, --ष्णुः 1. प्रभु, स्वामी --यत्प्रभवि- 
ष्णवे रोचते--श० २ 2. विष्णु की उपाधि । 


प्रभा | प्र+भा+अडङ--टाप्‌ ] 1. प्रकाश, दीप्ति, कान्ति, 
जगमगाहट, चमक-प्रभास्मि शसिसूर्ययोः--भग०"७।८, 
प्रभा पतङ्गस्य--रघु०२।१५,३१,६।१८, ऋतु० १।१९, 
मेघ० ४७ 2. प्रकाश की किरण 3. धूप घड़ी पर सूरज 
की छाया 4. दुर्गा की उपाधि 5. कुवेर की नगरी का 
नाम 6. एक अप्सरा का नाम । सम०--करः 1. सूर्य 
रघु ० १०।७४ 2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. समुद्र 
5. शिव का विशेषण 6. एक विद्वान्‌ लेखक का नाम, 
मीमांसा दर्शन की उस एक विचारधारा के प्रवर्तक, 
जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं,--कीटः जुगनू,--तररू 
(वि०) जगमगाता हुआ -- न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति 
वसुधातलात्‌--श० १1२६,--मण्डलूम्‌ प्रकाश का एक 
वृत्त, परिवेश--कु० १।२४, ६।४ रधु ० ३६०, १४। 
१४,-छेपिन्‌ (वि०) कान्तियुक्त, कान्ति का प्रसारक 
-- विक्रम० ४३४ | - 

प्रभागः [प्र+ भज्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. भाग, टुकडी 2. (गणित०) 
भिन्न का भिन्न । 

प्रभात (भू० क० कु०) [ प्र|-भा+-क्त ] जो स्पष्ट या 
प्रकाशित होने लगा हो--ननु प्रभाता रजनी-_श० ४, 
-~लम्‌ दिन निकलना, पौ फटना । 

प्रभानम्‌ | प्र+भा-ल्युट्‌ ] प्रकाश, कान्ति, दीप्ति, 
ज्योति, चमक । 

प्रभावः [ प्र+-भून-घञ्य्‌ ] 1. कान्ति, दीप्ति, उजाला 
2. गरिमा, यश, महिमा, तेज, भव्य कान्ति--प्रभाव- 
वानिव लक्ष्यते श० १ 3. सामर्थ्य, शौर्य, शक्ति, 
अव्यर्थंता--पंच० १।७ 4. राजोचित शक्ति (तीन 
शक्तियों में से एक) 5. अतिमानव शक्ति, अलौकिक- 
शक्ति - रघु० २।४१,६२, ३।४०, विक्रम» १, २, ५, 
महानुभावता ! सम०--ज (वि०) राजशक्ति से 
उत्पन्न प्रभाव से युक्त । 

श्रभाषणम्‌ [ प्र+भाष्‌ +-ल्युट्‌ | व्याख्या, अर्थकरण । 

प्रभासः [ प्रञ-भास्‌+-घञ्ग्‌ ] दीप्ति, सौन्दयं, ` कान्ति, 
सः, ~ सम्‌ द्वारका के निकट स्थित एक सुविख्यात 
तीर्थस्थान । 

प्रभासनम्‌ [ प्र -भास्‌--ल्युट्‌ ] प्रकाशित होना, जगमग 
होना, चमकना । र 


( ६६८ ) 


प्रभास्वर (वि०) [प्र+भास्‌ +वरच्‌ | उज्ज्वल, चमकीला, 
चमकदार । 
प्रभिन्न (भू० क० कृ०) [प्र+भिद+कक्‍्त ] 1. अलग 
किया हुआ, खंडित, फाड़ा हुआ, विभक्त किया हुआ 
2. टुकड़े २किया हुआ 3. काटा हुआ, वियुक्त किया 
हुआ 4. मुकुलित, विकसित, खिला हुआ 5. बदला 
हुआ, परिवर्तित 6. विरूपित, विकृत 7. शिथिलित 
डोला 8. नशे में चूर, मदमस्त--कु० ५८० (दे० 
पूर्वक भिद्‌ ) ,-श्वः मतवाला हाथी । सम०--अङ्जनम्‌ 
काजल । 
(वि०) (स्त्री ०-भु,+-बी) [ प्र+भू+डु ] 1. बल- 
वान्‌, मज़बूत, शक्तिशाली--ऋषिप्रभावान्मयि नान्त- 
कोऽपि प्रभुः प्रहर्तृ किमृतान्यहित्राः- रघु० २।६२, 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति---कु० ३।४० 3. जोड़ का 
~-प्रभुर्मेल्लो मल्लाय--महा०, - भुः 1. अधिपति, 
स्वामी - प्रभुर्वुभूषुर्भुवनत्रयस्य यः - शि० १।४९ 
2. राज्यपाल, शासक, सर्वोच्च अधिकारी 3. स्वामी, 
मालिक 4. पारा 5. विष्णु 6. शिव 7. ब्रह्मा 8. इन्द्र । 
सम०--भक्त (वि०) अपने स्वामी में अनुरक्त 
राजभक्त (क्तः) बढ़िया घोड़ा, - भक्तिः (स्त्री०) 
अपने स्यामी की भक्ति, राजभक्ति, स्वामिभक्त । 
प्रभुता,-त्वम्‌ [ प्रभु +-तल --टाप्‌, प्रभु न-त्व ] 1. आधि- 
पत्य, सर्वोपरिता, स्वामित्व, शासन, अधिकार श० 
५।२५, विक्रम» ४।१२ 2. मिल्कियत । 
प्रभूत (भू? क० कृ०) [प्र+भू+क्त | 1. उद्भूत 
उत्पन्न 2. प्रचुर, विपुल 3. असंख्य, अनेक 4. परिपक्व, 
पूर्ण 5. ऊंचा, उत्तुंग 6 लंबा 7. प्रधानत्व में 1 सम० 
यवसेन्धन (वि०) जहाँ हरीघास और इंधन की 
बहुतायत हो, बयस्‌ (वि०) वयोवृद्ध, बूढ़ा, उमर- 
रसीदा । 
प्रभूतिः (स्त्री) [ प्र+-भू--क्तिन्‌ | 1. उद्गम, मूल 
2. शक्ति, सामर्थ्यं 3. पर्याप्तता । 
प्रभृतिः | प्र+-भृ-क्तिन्‌ ] 1. आरंभ, शुरू (इस अर्थ में 
यह बहुधा बहुब्रीहि समास के अन्त में प्रयुक्त - 
इन्द्रप्रभृतयो देवाः - आदि)-(अव्य०)2. से, से लेकर 
शुरू करके (अपा० के साथ)--शंशवात्प्रभृति पोषितां 
प्रियाम्‌ - उत्तर० १।४५, रघु० २।३८,--अद्यप्रभृति 
आज (अब) से लेकर, अतः प्रभृति, ततः प्रभृति आदि। 
प्रभेदः [ प्रनभिद्--घडा, ] 1. फाडना, चीरना, खोलना 
2. प्रभाग, वियोग 3. हाथी के गण्डस्थल से मद का 
बहना--रधु० ३।३७ 4. अन्तर, भेद 5. प्रकार 
या किस्म । 
प्रश्नं: | प्र+ अंश त घडा, ] गिरना, गिरकर अलग हो 
जाना । । 
प्रश्रशथुः [ प्र-- भ्रंश अधुच्‌ | नाक का एक रोग, पीनस । ' 


प्रञ्रेशित (भू० क० कृ०) [ प्र+भ्रंश -+-णिच्‌ +-क्त | 
1. फेंका गया, डाल दिया गया 2. वञ्चित । 
प्रत्रंशिन्‌ (वि०) | प्रस-भ्रंश--णिनि | टूटकर गिरना, 
झड़ना ! 
प्रश्रष्ट (भू? क० कृ०) [ प्रस-भ्रंशू-क्त ] गिरा हुआ, 
नीचे पडा हुआ, ष्टम्‌ सिर पर विराजमान मुकुट 
की शिंखापर धारण की गई फूल-माला, शिखाव- 
` छंबिनी फूलमाला । 
प्रश्रष्टकम्‌ | प्रश्रष्ट |-कन्‌ ] दे० 'प्रश्नष्ट' । 
प्रमग्न (भू० क० कृ०) | प्र+मस्ज्‌--क्त ] डूबा हुआ, 
गोता दिया हुआ डुबोया हुआ । 
प्रभत ( भू० क० कृ० ) [प्र+मन्‌+क्त ] विचारा 
हुआ । 
प्रमत्त (भू० क० कृ०) [ प्र--मद्‌--क्त ] 1. नशे में चूर, 
मदोन्मत्त - श० ४1१ 2. उन्मत्त, पागल 3. लापर- 
वाह्‌, उपेक्षक, अनवधान, असावधान, अनपेक्ष (प्रायः 
अघि० के साथ) 4. उन्मार्गगामी, भूल करने वाला 
(अपा० के साथ) - स्वाधिकारात्रमत्तः-मेध० १, 
5. चौपट करने वाला 6. स्वेच्छाचारी, रम्पट । सम० 
--गीत (वि०) असावधानतापूर्वक गाया हुआ,-चित्त 
(वि०) लापरवाह, असावधान, बेखबर । 
प्रमथः | प्र+-मथ्‌ --अच्‌ ] 1. घोडा 2. शिव के गण 
(जो भूत प्रेत माने जाते हे) जो उसकी सेवा में रत 
हैं कु० ७।९५। सम० - अंधिपः, - नाथः--पतिः 
शिव की उपाधि । 
प्रमथनम्‌ [ प्रत-मथ्‌+-ल्युद्‌ ] 1. चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना, संतप्त करना 2. वघ, हत्या 3. मन्थन 
करना, विलोना । 
प्रमथित (भू० क० कृ०) [ प्रञ-मथ्‌+क्त ] 1. प्रपीडित, 
कष्टग्रस्त 2. कुचला हुआ 3. कतल किया हुआ, वध 
किया हुआ, मा० ३।१८ 4. भली भांति बिलोया 
हुआ,-- तम्‌ जल रहित छाछ, मठ्ठा । 
प्रमद (वि०) [ प्रकृष्टो मदो यस्य-प्रा० ब० | 1. मत- 
वाला, नशे में चूर (आलं० से भी) 2. आवेशपूर्ण 
3. लापरवाह्‌ 4. स्वेच्छाचारी, बदचलन,--दः 1. हर्ष, 
प्रसन्नता, खुशी --शि० ३।५४ १३।२ 5. श्वतूरे का 
पौधा । सम०--काननम्‌, - बनम्‌ राजकीय अन्तःपुर 
से जुड़ा हुआ, प्रमोद वन, वह उद्यान जिसमें राजा 
अपनी रानियों के साथ विहार करता हैं । 
प्रमदक (वि०) | प्रमद--कन्‌ ] लम्पट, कामुक । 
प्रमदनम्‌ [ प्र+-मद्‌ +ल्युट्‌ ] कामेच्छा । 
प्रमदा [प्रमद्‌ +-अच्‌+-टाप्‌] 1. सुन्दरी नवयुवती - रघु० 
९1३१, श० ५।१७ 2. पत्नी या स्त्री कु० ४१२, 
रघु० ८७२ 3. कन्याराशि। सम०- काननम्‌, 
--वनम्‌ राजकीय अन्तःपुर के साथ जुड़ा हुआ प्रमोद 


( ६६९ ) 


उद्यान (जहाँ रानियाँ विहार करती है), जनः | 
1. नवयुवती, तरुणी 2. स्त्री । 

प्रमदहर (वि०) [प्र जमद्‌ +ष्वरच्‌ | लापरवाह, अनव- 
घान, असावधान । 

प्रमनस्‌ (वि०) { प्रकृष्टं मनो यस्य-प्रा० ब० ] 1. खुश, 
हषयुत, प्रसन्न, आनन्दित । 

प्रमच्यु ( वि० ) | प्रकृष्टो मन्युः यस्य-प्रा० ब० ] 
1. क्रोधाविप्ट, चिडचिडा चिढ़ा हुआ ( अधि० के 
साथ ) रघु ७३४ 2. कष्टग्रस्त शोकान्वित, 
शोकसंतप्त । 

प्रमयः | प्रन-मी ]-अच्‌ ] 1. मृत्यु 2. बरबादी, नाश, 
निधन 3. वध, हत्या । 

प्रमर्दनम्‌ [ प्रत-मुद्‌+-ल्युट्‌ ] मसल डालना, नष्ट करना, 
कुचल देना, नः विष्णु का विशेषण । 

प्रमा | प्र]-मा {-अङः ‡-टाप्‌ | 1. प्रतिरोध, प्रत्यक्षज्ञान 
2. (तर्क० में) सही भाव, विशुद्ध ज्ञान, यथार्थ जान- 
कारी, ठीक ठोक प्रत्यय (यथा रंजते इदं रजतमिति 
ज्ञानम्‌ तक्के०) । 

प्रमाणम्‌ | प्र+-मा~-ल्युट्‌ | 1. (लंबाई चौड़ाई) माप 
““>रघु० १८३८ 2. आकार, विस्तार, परिमाण 
(लंबाई चौड़ाई) 3. मान, मानक--पृथिव्यां स्वामि- 
भक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः-मुद्रा २।२१ 
4. सीमा, परिमाण 5. साक्ष्य, शहादत, प्रमाण 6. अधि- 
कारी, सम्मोदन, निर्णेता, निश्चायक, वह जिसका | 
शब्द प्रमाण माना जाय ` श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ - पंच० 
१, यह सुनकर श्रीमान्‌ ही निर्णय करेंगे (कि क्या 
करना चाहिए) आर्यमिश्राः प्रमाणम्‌-मालवि० १, 
मुद्रा० १।१, श० १।२२, व्याकरणे पाणिनिः प्रमाणम्‌ 
7. सत्य ज्ञान, यथार्थं प्रत्यय या भाव 8. प्रमाण की 
रीति, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का उपाय ( नैयायिक 
केवल चार प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द मानते है, वेदान्ती और मीमांसक अनुपलब्धि 
और अर्थापत्ति दो और मानते है । सांख्य केवल 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ही मानते हुँतु-० 'अनु- 
भव' भी 9. मुख्य, मूल 10. एकता 11. वेद, शास्त्र, 
धर्मग्रन्थ 12. कारण, हेतु, (प्रमाणी कृ) 1. अधिकारी 
मानना या समझना 2. आज्ञा मानना, अनुमत होना 
3. सावित करना, सिद्ध करना 4. यथोचित भाग 
बांटना । सम० अधिक (वि०) सामान्य से अधिक, ! 
अपरिमित, अत्यधिक--श० १।३०,- अन्तरम्‌ प्रमाण 
की अन्य रीति, - अभावः प्रमाणशून्यता, ज्ञ(-वि०) | 
(ताकिक की भांति) प्रमाण पद्धति का जानकार, | 
(ज्ञः) शिव का विशेषण,--दुष्ट (वि०) अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत, पत्रम्‌ लिखित अधिकारपत्र, पुरुषः 
विवाचक, निर्णायक, मध्यस्थ,--वचनम्‌, वाक्यम्‌ ' 


अधिकृत वक्तव्य,---शास्त्रम्‌ 1. वेद, धर्मशास्त्र 2. तर्क 
विज्ञान,-- सूत्रम्‌ मापने की डोरी । 

प्रमाणयति (ना० धा० पर०) अधिकृत समझना, प्रमाण- 
स्वरूप मानना हि० १1१० | 

प्रमाणिक (वि०) [ प्रमाण ]-ठन्‌ ] 1. 'नाप' का आकार 
ग्रहण करने वाला 2. प्रमाण या अधिकार का रूप 
धारण करने वाला । 

प्रमातामहः [ प्रकृष्टो मातामहः-प्रा० स० ] 1. परनाना, 

ही परनानी । 

प्रमाथः [ प्र|-मथ्‌ --धंज् | 1. प्रपीडन, संताप देना, 
सताता 2. क्षुब्ध करना, बिलोना 3. वध, हत्या, 
विनाश  सेनिकानां प्रमाथेन सत्यमोजायितं त्वया 
"उत्तर? ५।३१,४ 4. हिसा, अत्याचार 5. 
बलत्कार, बलपूर्वक अपहरण । 

प्रमाथिन्‌ (वि०) [प्र--मथ्‌|-णिनि] 1. यन्त्रणा देने 
वाला, तंग करने वाला, संपीडित करने वाला, कष्ट 
देने वाला, दुःख पहुंचाने वाला क्व रुजा हुदय- 
प्रमाथिनी क्व च ते विश्‍वसनीयमायुध म्‌-मालवि० ३।२, 
मा० २।१, कि० ३।१४ 2. बध करने वाळा, विनाश- 
कारी 3. क्षुब्ध करने वाला, गतिमान्‌ करने वाला 
त-भग० २।६०, ६।३४ 4. फाड़ने वाला, गिराने 
वाला, पछाड़ने वाला रघु० ११।५८ 5. काट कर 
गिराने वाला कि० १७।३१। 

प्रमादः [प्र+मद्‌+घज्म] 1: अवहेलना, असावधानी, 
अनवधान, लापरवाही, भूल-चूक - ज्ञातुं प्रमादस्खलितं 
च शक्यम्‌--श० ६।२६, चौर० १ 2. मादकता, 
पागलपन, उत्मत्तता 4. गलती, भारी भूल, गलत 
निर्णय 5. दुघंटना, उत्पात, संकट, भय --अहो प्रमादः 

मा० ३, उत्तर० ३२ 

प्रमापणम्‌ [प्र +-मी ¬-पिच्‌ --ल्युट्‌, पुक्‌] वध, हत्या । 

प्रमार्जनम्‌ [प्र --मृज्‌ |-णिच्‌ -|-ल्यूट] मिटा देना, 
देना, धो देना । 

प्रमित (भू० क० कृ०) [प्र-मा (मि) +क्त] 1. नपा 
तुला, सीमित 2. कुछ, थोडा--प्रमितविषयां शक्ति 
विदन्‌ू-महावी ० १।५१, शि० १६1८० 3. ज्ञात, समझा 
हुआ 4. प्रमाणित, प्रदर्शित । 


रगड़ 


| प्रमितिः (स्त्री०) [प्र+-मा (मि) --क्तिन्‌] 1. माप, नाप 


2. सत्य या निश्चित ज्ञान, यथार्थ भाव या प्रत्यय 
3. किसी प्रमाण या ज्ञान के स्रोत से प्राप्त जानकारी । 
प्रमीढ़ (वि०) [प्र+मिह-+कक्‍्त] 1. घना, सघन, सटा 
हुआ 2. मूत्र बनकर निकला हुआ । 
प्रमीत (भू० क० कृ०) [प्र+-मी ~+ क्त] मरा हुआ, मृतक, 
तः यज्ञ के अवसर पर बलि चढ़ाया हुआ या वध 
किया हुआ पशु । 


प्रमीतिः (स्त्री०) {प्रय-मी +-क्तिन्‌] मृत्यु, विनाश, निधन । 


( ६७० ) 


प्रमीला [प्र+-मीलू +अ-~-टाप्‌] 1. तन्द्रा, आलस्य, उत्साह- 
हीनता 2. स्त्रियों के राज्य की प्रभुसत्ताप्राप्त स्त्री का 
ताम, (जब अर्जुन का घोड़ा उस स्त्री के राज्य में 
पहुँचा तो उसने अर्जून के साथ युद्ध किया, परन्तु 
अर्जून के विजय हो जाने पर प्रमीला, अर्जून की पत्नी 
बन गई) । 

ब्रमीलित (भू क० कृ०) [प्र+मील्‌-+क्त] मुंदी हुई 
आँखों वाला । 

प्रमुक्त (भू क० कृ०) {प्रय-मुच्‌+-क्त] 1. शिथिलित 
2. स्वाधीन किया हुआ, स्वतंत्र. छोड़ा हुआ 3. तितिक्षु, 
विरक्त 4. डाला हुआ, फेंका हुआ । सम० कण्ठम्‌ 
(अव्य०) फूटफूट कर । 

प्रमुख (वि०) [प्रा० ब०] 1. मुंह किये हुए, मुँह मोडे हुए 
2. मुख्य, प्रधान, अग्रणी, प्रथम 3. (समास के अंत म) 
(क) प्रधानता में, प्रधान या मुख्य बनाकर-वासुकि- 
प्रमुखाः कु» २३८ (ख) से युक्त, सहित - प्रीति- 
प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार--मेघ० ४, - खः 1 
आदरणीय पुरुष 2. ढेर, समुच्चय,-- खम्‌ 1. मृंह 
2. अध्याय या परिच्छेद का आरम्भ (प्रमुखतः, प्रमुखे 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के सामने 
'सामने' "के विरुद्ध' अर्थ को प्रकट करते है -- भग० 
१।२५, श० ७२२) । 

प्रमुग्ध (वि०) [प्र+-मुह --क्त] 
2. अत्यंत प्रिय । 

प्रमुद्‌ (स्त्री) [्र+-मुद्‌ +-क्विप्‌] अत्यंत हर्ष । 

प्रमुदित (भू क० कृ०) [प्र+मुद्‌+-क्त] उल्लसित 
आह्वादित, प्रसन्न, आनन्दित । सम०- हृदय (वि०) 
प्रसन्नमना । 

प्रमुषित (भू० क० कृ०) [प्र+-मुष्‌ +क्त] चुराया हुआ, 
अपहृत--शि० १७।७१,-- ता एक प्रकार की पहेली । 

प्रभूढ (भू? क० कृ०) [प्र+-मुह्‌ +क्त] 1. विस्मित 

द्वेग्न, व्याकुल 2. मूर्ख, जड़ । 
प्रमृत (भू० क० कृ०) [प्र-मु +क्त] मरा हुआ, मृतक 
तम्‌ 1. मृत्य 2. खेती । 

प्रमृष्ट (भू० क० कृ०) [प्र+मृज्‌--कक्‍्त] 1. रगड़ दिया 
गया, धो दिया गया, पिटा दिया गया, साफ किया गया- 
रघु० ६।४१, ४४ 2. चमकाया हुआ, चमकीला, स्वच्छ । 

प्रमेय (वि०) [प्र+मा+यत्‌| 1. मापे जाने योग्य, 
निश्चित 2. प्रमाणित किये जाने योग्य, प्रदर्शनीय, 
--यम्‌ 1. निश्चित ज्ञान की वस्तु, प्रदशित उपसंहार, 
साध्य 2. सिद्ध करने योग्य बात, जो विषय सिद्ध 
(प्रमाणित) किया जा सके । 

प्रमेहः [प्र+मिह -+घव्म| एक प्रकार का मूत्र रोग 
(धातु क्षीगता या मधुमेह आदि) जिसमें मूत्र के साथ 
धातु या शक्कर गिरती हो । 


1. मूछित, अचेत; 


प्रमोक्षः [प्र+मोक्ष्‌+घज्य] 1. गिराना, 
2. मुक्त करना, स्वतंत्र करना [ 

श्रमोचनम्‌ [प्र+-मृच्‌ +ल्युट्‌] 1. मुक्त करमा, स्वतंत्र 
छोड़ना 2. उगलना, छोड़ना 1 

प्रमोद: [प्र +-म्‌द्‌+-घञ्ग्‌] हषं, आह्वाद, उल्लास, प्रसन्नता 
--प्रमोदनृत्येः सह वारयोषिताम्‌ - रघु० ३।१९, 
मनु ० ३।६१ ¦ 

प्रमोदनम्‌ [ प्र+मुद्‌ + णिच्‌+-ल्यृट्‌ | 1. आह्वादित करना 
आनदित करना, प्रसन्न करना 2. प्रसन्नता. नः विष्णु 
का विशेषण । 

प्रमोदित (भू० क० कृ०) [प्र+म्‌द्‌+णिच्‌¬-क्त ] 
प्रसन्न, आह्वादित, हृष्ट, आनंदित,--तः कुबेर का 
विशेषण । 

प्रमोहः [ प्र+मुह +-घञा्‌ ] 1. मूर्छा, बेहोशी, जडता 
तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः मा० १।४१, 
2. विकलता, घबड़ाहट । 

प्रमोहित (भू० क० ) [प्र-मुहू--णिच्‌--क्त ] 
आकुलित, उद्विग्न, घबड़ाया हुआ । 

प्रयत (भू० क० कृ०) [ प्र+यम्‌--क्त | 1. नियंत्रित, 
जितेन्द्रिय, पूत, पावन, भक्त, घामिक अनुष्ठानों एवं 
साघनाओं से जिसने अपने आपको पवित्र बना लिया 
है, आत्मसंयमी,--रघु० १।९५, ८1११, १३।७०, कु० 
१।५८, ३।१६ 2. सोत्साह, अत्युत्सुक 3. सुशील 
विनम्र ! 

प्रयत्नः | प्र--यत्‌ --नडः | 1. प्रयास, चेष्टा, उद्योग-रघ्‌० 
२।५६, मुद्रा० ५२० 2. अनवरत प्रयास, धेय 3. श्रम 
कठिनाई - प्रयलप्रेक्षणीय: संवृत्त:--श० १, दुददृश्य 

बुद्द 4. बड़ी सावधानी, चौकसी--कृतप्रयत्नो$पि 

गृहे विनश्यति-- पंच० १।२०५ 5. (व्या० में) उच्चारण 
में प्रयास, मुख का वह व्यापार जिसके सहारे वर्णो 
का उच्चारण होता हे । 

प्रयस्त (भू क० कृ०) [प्र-यस्‌+-क्त] अभ्यस्त, 
सिझाया हुआ, मसाले आदि डाल कर स्वादिष्ट किया 
हुआ । 

प्रयागः [ प्रकृष्टों यागफलं यत्र-प्रा० ब० ] 1. यज्ञ 2. इन्द्र 
3. घोड़ा 4. वर्तमान इलाहाबाद के पास गंगा यमुना 
के संगम पर वना प्रसिद्ध तीर्थस्थान--मनु० २।२१ 
(इस अर्थ में शब्द नपुं० भी हैँ) । सम०--भय 
इन्द्र का विशेषण । 

प्रयाचनम्‌ | प्र +-याच्‌ +-ल्युट्‌ ] माँगना, प्रार्थना करना 
गिड़मिड़ाना । 

प्रयाजः: [ प्र+यज्‌--घज्म ] 
अनष्ठान । 

प्रयाणम्‌ [ प्र+या +ल्युट्‌ ] 1. कूच करना, प्रस्थान करना 
बिदा 2. अभियान, मात्रा -. मार्ग तावच्छुणु कथयत- 


गिरने देना 


प्रधानयज्ञ संबंधी एक 


(६७१ 


स्त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ मेघ० १३ 3. प्रगति, अग्रगमन | 
4. (शत्रु का) अभियान, हमला, आक्रमण, चढ़ाई 
--कामं पुरः शुक्रमिव प्रयाणे --कु० ३।४३, रघु० ६! 
३३ 5. आरंभ, शुरु 6. मृत्यू (इस संसार से) बिदा 
--भग० ७1३० 7. घोड़े की पीठ 8. किसी भी जन्तु 
का पिछला भाग । सम०--भंग: यात्रा के वीच कहीं | 
रुक जाना, ठहरना पंच० १। 

प्रयाणकम्‌ [ प्रयाण--कन्‌ ] यात्रा, प्रस्थान --का० ११८, 
३०५ । 

प्रयात (भू० क० कू०) [प्र+या+क्त ] 1. आगे बड़ा 
हुआ, गथा. हुआ, विसजित 2. मृतक, मरा हुआ--तः | 
1. आक्रमण 2. चट्टान, दलवाँ चट्टान । 

प्रयापित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+या+-णिच्‌+-क्त, पक्‌ ] 
1. आगे पहुँचाया हुआ, भेजा हुआ 2. भगाथा हुआ । 

प्रयामः { प्र-यम्‌ +घञ््‌ } 1. अभाव, कमी, (अन्नादि 
को) महंगाई 2. रोकथाम, नियन्त्रण 3. लम्बाई । 

प्रयासः [ प्र--यस्‌--घव्य ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, उद्योग 
--रघु० १२।५३ १४५१ 2. श्रम, कठिनाई । 

प्रयुक्त (भू क० क०) [प्रञ-यृज्‌ +क्त] 1. जोता 
हुआ, काठी जीन आदि कसा हुआ 2. प्रचलित, (शब्द 
आदि) व्यवहार में लाया हुआ 3. प्रयोग में लाया 
गया 4. नियत किया हुआ, मनोनीत 5. किया हुआ, 
प्रतिनिहित 6. उदित, उद्गत, उत्पन्न, फलित 7. युक्त 
8. ध्यानमग्न, बेसुध 9. (रुपया आदि) ब्याज पर 
दिया हुआ 10. प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ 
(देऽ प्र पूर्वकं युज्‌) । 

प्रयुक्तिः (स्त्री ०) { प्रयुज्‌ +-क्तिन्‌ | 1. इस्तेमाल, उपयोग 
प्रयोग 2. उत्तेजना, उकसाना 3. प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य 
या ध्येय, अवसर 4. परिणाम, फल । 

प्रयुतम्‌ [ प्रा० स० | दस लाख की संख्या । 

युयुत्सुः { प्र+-युघ्‌+ सन्‌ ]-उ, | 1. योद्धा 2. मेंढा 
3. हवा, वायु 4. सन्यासी 5. इन्द्र । 

प्रयुद्धम्‌ [ प्रा० स० ] संग्राम, लड़ाई । 

प्रयोक्तृ (वि०) [प्र +-यृज्‌+-तृच्‌ ] 1. उपाय, शब्द आदि 
का) उपयोग करने वाला 2. अनुष्ठाता, निदेशक, 
परिणायक 3. प्रेरक, उत्तेजक, उकसाने वाला 4.प्रणेता, 
अभिकर्ता--उत्तर० ३।४८ 5. (नाटक का) अभिनय- 
कर्ता 6. ब्याज पर रुपया देने वाला, साहूकार 
7. तीरंदाज्‌ । 

प्रयोगः [ प्रत युज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. इस्तेमाल, व्यवहार, उप- 
योग जैसा कि शब्द प्रयोग' में अयं शब्दों भूरि- 
प्रयोगः, अल्पप्रयोगः इस शब्द का बहुल प्रयोग, या 
विरल प्रयोग होता हूँ 2. प्रचलित रूप, सामान्य 
प्रचलन 3. फेंकना, प्रक्षेपण, मुक्त करना (विप० 
'संहार') -प्रयोगसंहार विभक्तमंत्रम्‌ -रघु० ५1५७ 


) 


4. प्रदर्शनी, अनुष्ठान, (नाटकीय) अभिनयन, नाटक 
खेलना-देव प्रयोयप्रधानं हि नाट्यशास्त्रम्‌ मालवि० 
१, नाटिका न प्रयोगतो दृष्टा--रत्न० १ “मंच पर 
अभिनीत नहीं देखी गई' 5. अभ्यास, (किसी विषय 
का) प्रायोगिक भाग (विप० शास्त्र या सेद्धान्तिक 
ज्ञान) तदत्र भवानिमं मां च शास्त्रेप्र योगे च विमृशतु 
मालवि० १ 6. कार्यविधि का क्रम, सांस्कारिक 

रूप 7. कृत्य, कार्य 8. पाठ करना, पढ़कर सुनाना 
9. आरंभ, शुरू 10. योजना, साधन, युक्ति, तरकीब 
11. साधन, उपकरण 12. फल, परिणाम 13. जादू- 
प्रयोग, ऐन्द्रजालिक रचना, अभिचार 14. ब्याज पर 
रुपया देना 15. घोडा । सम०--अतिक्ञयः प्रस्तावना 
के पाँच भेदों में से एक जिसमें प्रस्तुत प्रयोग के 
अन्तर्गत दूसरा प्रयोग इस रीति से उपस्थित किया 
जाता हे कि अकस्मात्‌ पात्र रंगमंच पर प्रवेश करते 
हैं अर्थात्‌ यहाँ सूत्रधार पात्र प्रवेश का संकेत करता 
हुँ और इस प्रकार अपने भावी कार्य (नृत्य) की पूर्व 
सूचना देता है--सा० द० परिभाषा देता है-यदि 
प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रय्‌ज्यते, तेन पात्रप्रवेश- 
इचेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा । २९१,--निपुण (वि०) 
नृत्याभ्यास में कुशल--मालवि० ३। 

प्रयोजक (वि०) [ प्र+युज्‌--ण्वुल | निमित्त बनने वाला, 
कारण बनने वाला, सम्पन्न करने वाला, नेतूत्व करने 
वाला, उकसाने वाला, उद्दीपक, - कः 1. नियुक्त 
करने वाळा, जो इस्तेमाल करे या काम ले 2. ग्रंथकर्ता 
3. संस्थापक, प्रवर्तक 4. साहुकार, महाजन 5. धर्म 
शास्त्री, विधायक । 

प्रयोजनम्‌ [ प्र+-य्‌ज्‌ +ल्युट्‌ ] 1. इस्तेमाल, काम में 
लगाना, नियुक्ति 2. उपयोग, आवश्यकता, (आव- 
इयक वस्तु में करण०, तथा उपयोक्ता में संबं०) 
सर्वेरपि `` `` ` राज्ञां प्रयोजनम्‌-पंच० १, बाले किमनेन 
पृष्टेन प्रयोजनम्‌ - का» १४४ 3. ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अभिप्राय प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवतंते, पुत्र 
प्रयोजना दाराः पुत्रः पिडप्रयोजनः, हितप्रयोजनं मित्रं 
धनं सर्वप्रयोजनम्‌ सुभा०, गुणवत्ताऽपि परप्रयोजना 
--रघुं० ८।३१ 4. प्राप्ति का साधन---मनु० ७।१०० 
5. कारण, उद्देश्य, निमित्त 6. लाभ, स्वार्थ । 

प्रयोज्य (सं० कृ०) [प्र+युज्‌+पण्यत्‌ | 1. इस्तेमाल 
करने के योग्य, काम में लाने के योग्य 2. अभ्यास 
करने के लायक 3. उत्पन्न या पैदा करने के योग्य 
4. नियुक्त करने के योग्य 5. चलाने या फेंकने के 
योग्य (अस्त्र) 6. कार्य आरम्भ करने के योग्य । 

प्रददित (भू० क० कृ०) [ प्रन-रुद्‌ +क्त | फूट फूट कर 
रोया हुआ, मुक्त कठ से रुदन । 

प्रर्ढ (भू. क० कृ०) [प्र+रुह +क्त] 1. पुरा बढ़ा 


( ६७२ ) 


हआ, पूर्ण विकसित 2. उत्पन्न, उद्भूत, पैदा हुआ 
~-यस्यायसंगात्‌ कृतिनः प्ररूढः - श० ७1१९ 3. बढ़ा 
हुआ 4. गहराई तक गया हुआ यथा 'प्ररूढमल' 
में 5. लम्बे बढ़े हुए यथा 'प्ररूढकेश' 'प्ररूढमश्रृ' में । 

प्ररूढि: (स्त्री०) [ प्र +-रुह -+क्तिन्‌ | वर्धन, वृद्धि । 

प्ररोचनम्‌ | प्र+-रुच्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. उत्तेजना, उद्दीपन 
2. निदर्शन, व्याख्या 3. (किसी व्यक्ति का) प्रदर्शन 
जिससे लोग देख सकें और पसंद करें-अलोकसामान्य- 
गुणस्तनूजः प्ररोचनार्थ प्रकटीकृतश्च--मा० १1१० 
(यहाँ 'प्ररोचनार्थ का अर्थ जगद्धर पंडित प्रवृत्ति 
पाटवार्थ --संसार से पूर्णत: परिचित होने के लिए” 
करते हँ) 4. नाटक में आगे आने वाली बात का 
रोचक वर्णन 5. ध्येय की पूर्णरूप से प्रतिस्थापना 
---दे० सा० द० ३८८ (अन्तिम दोनों अर्थ को बतलाने 
के लिए 'प्ररोचना' भी) । 

द्रोहः { त+रुह --घज_ ] 1. अंकुरित होना, अंखुवा 
निकलना, बढ़ना, बीजांकुरण--यथा यबांकुरप्ररोह 
2. अंकुर, अंखुवा (आलं० से भी)--प्लक्षप्ररोह इव 
सौधतलं विभेद --रधु० ८।९३, प्लक्षान्‌ प्ररोहजटिला- 
मिव मंत्रिवृद्धान्‌ १३७१, कु० ३।६०, ७।१७ 
3. किसलय, सन्तान - हा राधेयकुलप्ररोह - वेणी० ४, 
महावी० ६।२५ 4. प्रकाशांकुर - कुर्वति सामंतशिखा- 
मणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि - रघु० ६1३३, 
5. नवपल्ळव या टहनी, शाखा, कोंपल । 

प्ररोहणम्‌ [ प्र +-रह्‌ ¬-ल्युद्‌ | 1. वर्धन, अंकुरण, स्फुटन 
2. कलो विना, अंकुरण या उगाव 1. टहनी, किसलय 
स्फुटन, कोंपळ । 

प्रलपनम्‌ [ प्र : ल्प्‌ +-ल्युट्‌ | 1, बात चीत करना, बात, 
शब्द, संछाप 2. बाचालता, बालकलख बड़बड़, असंबद्ध 
बात, बकवास --इदं कस्यापि प्रलपितम्‌ 3. विलाप, 
रोना-घोना --उत्तर० ३।२९। 

प्रलपित (भू० क० कू०) [ प्र+-लप्‌-क्त ] कहा हुआ, 
प्रलाप किया हुआ, -तम्‌ बात--दे० ऊपर 'प्रलपन' । 

प्रलब्ध (भू? क० कू०) [ प्रञ-लभ्‌--क्त ] धोखा दिया 
हुआ, ठगा हुआ । 

प्रलंब (वि०) | प्र [-छंत्र्‌ |-अच्‌, घडा वा ] 1. लटकन- 
शील, नीचे की ओर लटकने वाला--जेसा कि 'प्रलंब 
केश में 2. उन्तत--यथा 'प्रलंबनासिक' में 3. 
मन्थर, विलंबकारी,--बः 1. लटकता हुआ, आश्रित 
2. कोई भी नीचे को छटकने वाली वस्तु 3. शाखा 
4. कण्ठहार 5. एक प्रकार का हार 6. स्त्री की छाती 
7. जस्ता या सीसा 8. एक राक्षस का नाम जिसको 
बलराम ने मार डाला था । सम० अंड: वह पुरुष 
जिसके पोते लटकते हों, घ्नः, मथनः, -हन्‌ (१०) 
बलराम का विशेषण । 


प्रलंबनम्‌ [ प्र --लम्ब्‌ +ल्युट्‌ ] नीचे लटकना, आश्रित 
रहना । 

प्रलंबित (वि०) | प्र-{-लंब्‌ +-क्त ]रुटकनशील, लटके 
वाला, निलंबित । 

प्रलंभः | प्रत-लभ्‌+घञ्ग्‌, मुमागमः ] 1. प्राप्त करना, 
लाभ उठाना, अवाप्ति 2. धोखा देना, छलना, ठगना, 
प्रवंचना । 

प्रलयः | प्रञ-ली+-अच्‌ ] 1. विनाश, संहार, विघटन- 
स्थानानि कि हिमवतः प्रलयं गतानि--भर्तु० ३।७० 
६९, प्रलयं नीत्वा--श० ११।६६, 'तिरोहित करके’ 
(कल्प के अन्त में) 2. संसार का विनाश,विश्वव्यापी 
विनाश - कु० २।६८, भग० ७।६ 3. व्यापक विनाश 
या बरबादी 4.मृत्यू, मरना, निधन,-प्रारब्धाः प्रलयाय 
मांसवदहो विक्रतुमेते बयम्‌ मुद्रा० ५२१ ११४ 
भग० ११।१४ 5. मूर्छा, बेहोशी, चेतना का न रहना, 
गश - कु० ४।२ 6. (अलं० शा० में) चेतना की हानि 
(३ व्यभिचारिभावो में से एक---प्रलयः सुख-दुःखाद्यै- 
गाढिमिन्द्रियमूर्छनम्‌-- प्रता० 7. रहस्यध्वनि; 'ओम्‌' 
या प्रणव । सम० काल: विशवनाश का समय,-जलधरः 
सृष्टि-विघटन के अवसर की काली घटा,--दहनः 
सृष्टि विघटन के अवसर पर आग,--पयोधिः सृष्टि 
के विनाश का समुद्र । 


प्रललाट (वि०) [ प्रा० स० ] उन्नत मस्तक वाला । 

प्रलबः [ प्र तल्‌ +-अप्‌ | टुकड़ा, कतला, खंड । 

प्रलवित्रम्‌ [ प्र +-ल्‌ {इत्र | काटने का उपकरण । 

प्रलापः [ प्र +लप्‌--घञ्ञ्‌ | 1. बात, वार्तालाप, प्रवचन 
2. वाचालता, बालकलरव, असंबद्ध बात या बकवाद 
मनु० १२।६ 3. विलाप, रोना घोना--उत्तराप्रलापो- 
पजनितकूपो भगवान्‌ वासुदेव:--का० १७५, वेणी० 
५।३० । सम०--हन्‌ (पुं एक प्रकार का अंजन । 

प्रलापिन्‌ (वि०) [प्र | लपू +- णिनि] 1. बातूनी, बोलने वाला 
“हा असंबद्धप्रलापिन्‌-वेणी ३ 2. वाचालता, बालकलरव। 

प्रलीन (भू० क० कु०) [प्र ली ]-क्त] 1. पिघला हुआ, 
घुला हुआ 2. लुप्त, विनष्ट 3. निर्बुद्धि, चेतना शून्य । 

प्रलून (भू० क० कु ०) [प्र + लू +-क्त] काट कर गिराया हुआ । 

प्रलेपः | प्र --लिप्‌ | घञ्‌ | लेप, मल्हम, चोपड़ । 

प्रलेषक [ प्र +लिप्‌ :-ण्वुलू ] 1. मलने वाळा, लेप करने 
बाला 2. एक प्रकार का मन्दज्वर । 

प्रलेहः [प्र + लिह +घञ्ञ | एक प्रकार का रसा, शोरबा । 

प्रलोढनम्‌ [ प्र+-खुठ्‌ञ-ल्युट्‌ | 1. (भूमि पर) लोटना 2. 
उत्तोलन, उछालना । 

प्रलोभः [ प्र |-लुभ | घडा | 1. अतितृष्णा, 
लालसा 2. लळचाना, उछालना । 

प्रलोभनम्‌ [प्र -लूभ्‌ +ल्युट्‌] 1. आकर्षण 2. ललचाना, फूस- 
लाना, लालच देना 3. प्रलोभन की वस्तु, चारा, दाना । 


लालच, 


( ६७३ ) 


प्रलोभनी | प्रलोभन +-डीप्‌ | रेत, बालू । 

प्रलोल (वि०) [प्रा० स० | अत्यंत क्षुब्ध, थरथर करने 
वाळा । 

प्रवक्तृ (९०) [ प्र+-वच्‌-|-तृच्‌ | 1. वर्णन करने वाला, 
वक्ता, उद्घोषक 2. अध्यापक, व्याख्याता--मनु ० 
७1२० 3. सुवक्ता, धाराप्रवाह बोलने वाला । 


प्रवगः, प्रवङ्गः, प्रवङ्गमः (पुं०) बंदर, दे० 'प्लवंग' और 
“ळव कस: ? 
प्रवचनम्‌ | प्र +-वच्‌ ल्युट्‌ | 1. बोलना, प्रकथन करना, 


घोषणा करना, पंच० १।१९० 2. अध्यापन, व्याख्यान 
3. खोलकर समझाना, व्याख्या करना, अर्थ करना 
महावी० ४1२५ 4. वाग्मिता 5. धर्मशास्त्र, मनु० 

३।१८४। सम० (वि०) बात करने में कुशल 
वाग्मी । 

प्रवरः [ प्र +-वट्‌ +अच्‌ ] गहूँ । 

प्रवण (वि०) {प्र--वण्‌--अच्‌ ] 1. ढलवाँ, रुझान वाला 
झकावदार, नीचे को बहने वाला 2. ढालू, दुरारोह्‌, 
विप्रपाती, चट्टान जैसा 3. कुटिल, झुका हुआ, 
4. अनुरक्त, प्रवृत्त, संलग्न (प्रायः समास के अन्त में) 
वंचनप्रवणः---कि० ३1१९ 5. भक्त, अनुरक्त, व्यस्त, 
तुला हुआ, झुका हुआ, भरा हुआ-- तृभि: घ्राणत्राण- 
प्रवणमतिभिः केर्चिदघुना-- भतूँ० ३४२९, शि० ८1३५, 
मुद्रा» ५१२१, कि० २।४४ 6. अनुकूल, उत्सुक--कु० 
४।४२ 7. आतुर, तत्पर कि० २।८ 8. युक्त, सम्पन्न 
9. विनम्र, सुशील, विनीत 10. मुर्झाया हुआ, बर्बाद, 
क्षीण, णः चौराहा.--णम्‌ 1. उतार, ढलवाँ उतार, 
चट्टान 2. पहाड़ का पार्श्वभाग, ढलान, झुकाव । 

प्रबत्स्यत्‌ (वि०) (स्त्री०-ती, न्ती) | प्रञ-बस्‌+-स्य 
(कुट्‌) +-शतृ | यात्रा पर जाने के लिए तयार । 
सम० ` पतिका उस नायक की पत्नी जो यात्रा पर 
जाने के लिए तैयार बेठा है (रीतिकाव्यों में--आठ 
प्रकार की नायिकाओं में से एक) 

प्रवयणम्‌ | प्र-+वे-{-ल्युट्‌ | 1. बुने हुए कपड़े का ऊपर 
का भाग 2. अङ्कुश--शि० १३1१९ । 

प्रवयस्‌ (वि०) | प्रगतं वयो यस्य --प्रा० ब० | बड़ी उम्र 
का, वृद्ध, बूढ़ा - केऽप्येते प्रवयसस्त्वां दिदृक्षवः-उत्तर० 
४, रघु० ८।१८ । 

प्रवर (वि०) [ प्र :-वृ--अप्‌ ] 1. मुख्य, प्रधान, सर्वश्रेष्ठ 
या पूज्य, सर्वोत्तम, श्रीमान्‌ -संकेतके चिरयति प्रवरो 
विनोद: मृच्छर ३।३, मनु० १०२७, घट० १६ 
2. ज्येष्ठ, रः 1. बुलावा, आह्वान 2. एक विशेष 
प्रकार का आवाहन जो अग्न्याधान के अवसर पर 
अग्नि को संबोधित किया जाता है 3. वंश परम्परा 
4. कुल, परिवार, वंश 5. पूर्वज 6. गोत्रप्रवतंक ऋषि 
7. सन्तान, वंशज 8. ढकना, चादर,--रम्‌ अगर की 

८५ 


लकड़ी । सम०--बाहनो (द्विश व०) अश्विनी- 
कुमारों”का विशेषण । 
प्रवर्ग: [ प्रवृज्यते निः क्षिप्यते हविरादिकमस्मिन्‌--प्र--बज्‌ 
घडा, | 1. यज्ञीय अग्नि 2. विष्णु का विशेषण । 
प्रवग्येः [ प्र+वृज्‌-ण्यत्‌ ] सोमयाग से पूर्व किया जाने 


वाला अनुष्ठान । 

प्रवर्तः [प्र त वृत्‌-धडा, ] आरंभ, उपक्रम, काम में 
लगाना । 

प्रवतॅक (वि०) (स्त्री०-तिका) [| प्रस-वृतू--णिच्‌ 


¬+ण्बुळू | 1. चाळू करने वाला, स्थापित करने बाला 
2. प्रगतिशील, उन्नेता, आगे बढ़ाने वाला 3. पैदा करने 
वाला, जन्म देने वाला 4. प्रबोधक, प्रोत्साहक, 
उकसाने वाळा, भड़काने वाला (बुरे अर्थ में) 
जन्मदाता, प्रवर्तक, प्रणेता 2. प्रबोधक, प्रोत्साहक 
3. विवाचक, मध्यस्थ । 

प्रबर्तनस्‌ [ प्र--वृत्‌-+ ल्युट्‌ | 1. चलते रहना, आगे बढ़ना 
2. आरंभ, शुरु 3. कार्यारम्भ, नींव डालना, संस्थापन, 
प्रतिष्ठापन 4. प्रोत्साहत, बलपूर्वक चलाना, उद्दीपन 
5. व्यस्त होना, काम में लगना 6. होना, घटित होना 
7. क्रियता, कार्य 8. व्यवहार, आचरण, कार्यविधि, 
-- ना कायं में प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना । 

प्रवर्तयितृ (वि०) [ प्र+-वृत्‌+-णिच्‌--तृच्‌ | संचालन 
करने वाला, या जो नींव डालता हैं, संस्थापित करता 
हँ और उसे चलाता रहता है या ढकेलता हे । 

प्रवतत (भू. क० कृ०) [प्रञ-वृत्‌+ (णिच्‌) क्त] 
1. मोड़ दिया हुआ, चलाया हुआ, लुढ़काया हुआ, 
चक्कर खाने वाला . रघु० ९।६६ 2. नींव डाला हुआ 
3. प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ, क हुन 
4, सुलगाया हुआ 5. जन्म दिया हुआ, 
6. पवित्र किया हुआ, छाना हुआ  मनु० ११।१९६। 

प्रवतिन्‌ (वि०) [प्र+-वृत्‌--णिच्‌+-णिन्‌] 1. प्रगतिशील, 
आगे बढ़न वाला 2. सक्रिय रहने वाळा 3. जन्म देने 
वाला, प्रभावी 4. इस्तेमाल करने वाळा । 

प्रवर्धनम्‌ [प्र +-वृध्‌ +ल्युट्‌] बृद्धि करता, बढ़ाना । 

प्रवर्ष: [प्र -वृष्‌ +-घञ्ञ्‌ | भारी वृष्टि, मूसलाधार वर्षा । 

प्रवषंणम्‌ [ प्र+-वृष्‌-}-ल्युट्‌ | 1. बरसना 2. पहली 
वृष्टि । 

प्रवसनम्‌ [प्र+-वस्‌+-ल्युट्‌] विदेश जाना, विदेश यात्रा, 
यात्रा पर जाना ! 

प्रवहः [प्र वह --अच्‌ | 1. बहना, धार बनकर बहना 
2. वायु 3. वायू के सात मार्गो में से एक (जो ग्रहों 
को गतिमान्‌ करता हे । 

प्रवहणम्‌ [प्र] वह ~-ल्य्‌ट्‌} 
(स्त्रियों के लिए) 
3. जहाज । 


1. बन्द गाडी या पालकी 
2. गाड़ी, वाहन, सवारी 


( ६७४ ) 


प्रवि, छी [प्र+वह्न +न्‌, प्रषक्धि+-शीष्‌] दे० 

प्रहेलिका' । 

प्रवाद्‌ (वि०) [प्रा० ब०] वाग्मी, वक्‍ता-- (कुर्वते) 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाच: कृतिनां गिरः---शि० 
२।२५ 2. बातूनी, वाचाल--मुद्रा> ३।१६। 

प्रवाचनम्‌ [प्र--वच्‌ --णिच्‌ + त्युट्‌] घोषणा, उद्घोषणा, 
प्रकथन । 

प्रवाणम्‌ [प्र !-वे--ल्युट] बुने हुए कपड़ों के किनारों के 
गोट लगाना या छाँटना या सम्भारूना । 

प्रवाणिः,-णी (स्त्री०) [प्रवाण--डीपू, नि० हुस्वो वा] 
जुलाहे की ढरकी । 

प्रवात (भू० क० कृ०) |प्रकृष्टो वातो यस्मिम्‌ू-प्रा० ब०] 
तूफान में पडा हुआ --तम्‌ 1. वाय का झोका, ताजा 
हवा--प्रवातशयनस्था देवी - ० ४ 2. तूफानी 
हेवा, आँधी--ननु प्रवातेऽपि निष्कंपा गिरय:--श० ६, 
3. हवादार स्थान, कु० ११४६ । 

प्रवादः [प्र +-वद्‌+-घञ््‌ ] 1. शब्द या ध्यनि का उच्चारण 
2. अभिघान करना, उल्लेख करना, प्रकथन करना 
3. प्रवचन, वार्तालाप 4. बात, प्रतिवेदन, अफवाह, 
किवदन्ती -- अनुरागप्रवादस्तु वत्सयोः साव॑लौकिकः 
मा० १।१३, व्याघो मानुषं खादतीति लोकप्रवादो 
दुनिवारः--हि० १, रत्न० ४५ 5. आख्यायिका, 
गल्प 6. विवाद संबंधी भाषा 7. चुनौती के शब्द, 
पारस्परिक विरोघ--इत्थं प्रवादं यूषि स प्रहारं प्रचक्रतू 
रामनिशाविहारौ --भट्रि० २।३६। 

प्रवारः, प्रवारकः [प्र वृ घळ, प्रवार+कन्‌] चादर, 
आच्छादन । 

प्रवारणम्‌ |प्र+-वृ +णिच्‌ +-ल्यट्‌] 1. लता) पूर्ण करना 


छाँट की प्राथमिकता 3. निषेध, विरोध 4. काम्यदान । | 


प्रवालः (पुं०) दे० 'प्रबालः' । 


धर पर न रहना, परदेशनिवॉस --रघु० १६।४४ : 
सम० ` - गत, --स्थ,--स्थित (बि०) विदेश की यात्रा 
करना, घर पर न रहने वाला । 

प्रवासनम्‌ [प्र] वस्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. विदेश निवास, 
अस्थायी रूप से वास करना 2. निर्वासन, देशनिकाला, 
वघ, हत्या । 

cp (पुं) [प्र+वस्‌+णिनि] यात्री, बटोही, 
परेशी 1 


प्रवाह: [प्र--वहू न घठा ] 1. बहाव, घार बन कर बहना 
2. नदी, पेटा या जलमार्ग, घारा-प्रवाहस्ते वारां 
श्रियमयमपारां दिशतु नः-गंगा० २, रघु० ५४६, 
१३1१०, ४८, कु० १५४, मेघ० ४६ 3. बहाव, 
बहता हुआ पानी 4. अविच्छिन्न बहाव, अटूट श्यृंखला, 
नेरन्तय 5. घटना क्रम (नदी की धार की भाँति 


छुढकना) 6. क्रियता, सक्रिय व्यस्तता 7. तालाब, 
8. बढ़िया घोड़ा (प्रवाह मूत्रितम्‌) नदी में 

मूतना (शा० ), व्यर्थ कार्य करना (आलं०) । 

प्रवाहकः [प्र--वह +प्वुल] भूत प्रेत, पिशाच । 

प्रबाहैनम्‌ [प्र] बह +णिच्‌-ल्यूट) 1. हांक कर आगे 
बढ़ना 2. दत्त कराना । 

प्रवाहिका [प्र] वह -+प्वुलू--टापू, इत्वम्‌ दस्त लग 
जाना । 

प्रवाही [प्रवाह+-डीष्‌] रेत, बालू । 

प्रविकीण (भू० क० 3380 नतित त 1. बखेरा 
आ, इधर उधर छितराया हुआ 2. तितर बितर 
केया हुआ, फैलाया हुआ । 

प्रविस्यात (भू० क० क्‌०) [ प्रञ-वि०+-ख्या‡-क्त ] 1. 
नामी, बुलाया हुआ 2. प्रसिद्ध, मशहूर, विश्रुत । 


प्रविख्यातिः [ प्र+-वि+-ख्या क्तिन्‌ ] मदाहुरी, कीति, 
प्रसिद्धि । 


प्रविचयः [ प्र|वि+चि+अच्‌ | परीक्षा, खोज, अनु 
संघान । 

प्रविचारः [ प्रा स० ] विवेचन, विवेक । 

विचेतनम्‌ [ प्र +-वि+-चित्‌ --ह्युट्‌ | समझ । 

प्रवितत (भू० क० कृ०) [प्र+विञतन्‌+-क्त ] 1. 
बिछाया हुआ, फंलाया हुआ 2. विखरे हुए, अस्तव्यस्त 
(बाळ) । 

प्रविदार [ प्र+वि+-दृ4-घञ्ञ्‌ ] फट कर टुकड़े टुकड़े 
होना, खुलना । 

प्रविवारणम [ प्रत-विञ-दृ+णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. फाइना, 
विदीणें करमा, तोड़ना, फट कर टुकड़े टुकड़े होना 
2. कळी लगना 3. संघर्ष, युद्ध, लड़ाई 4. भीडभाड, 
गड़बड़ी, हल्ला-गुल्ला । 


: विद्ध (4० क० कू०) [ प्र+व्यघ्‌+-क्त ] डाला, हुआ, 
प्रवास: {प्र-+-वस्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. विदेशगमन, विदेशयात्रा, । ऱ्या 


फेंका हुआ । 


| इमिश्रुत (भू० क० कू०) [ प्र+विन+-हु+क्त ] तितर- 


बितर किया हुआ, भगाया हुआ, बखेरा हुआ । 
प्रविभक्त (भू क० क्‌०) [ प्र+वि+-मज्‌+-क्त ] 1. 
अलग किया गया, वियुक्त 2. हिस्से किया गया, 
विभाजन किया गया, बाटा गया, वितरित किया गया 
- ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरद्म:--श० ७।६ । 
प्रविभागः [ प्र+विञ-भज्‌ घञ्‌ | भाग, तक़्सीम, 
वितरण, वर्गीकरण--रधु० १६।२ 2. हिस्ता, अंश । 
प्रबिरः (पुं) पीला चन्दन । 
प्रविरल (वि०) | प्रा स० 1 1. बहुत दूर दूर, वियुक्त, 
अलगाया 2. बहुत कम, बहुत थोड़े, स्वल्प, थोड़ा 
--प्रविरला इव मुग्धवघूकथा -- रघु० ९।३४ । 
प्रविलयः [प्र+वि+ली +अच्‌] 1. पिघलनकर बह जाना 
2. पूरी तरह चुर जाना या अवलुष्क हो जाना । 


( ६७५ ) 


प्रविलुप्त (भू० क० क०) [ प्रञ-वि+लूप्‌+क्त ] काटा 
हुआ, निकाला हुआ, हटाया हुआ । 
प्रविबावः | प्र~-वि+-वद्‌+-घञ्श्‌ ] झगडा कलह, तक- 
रार । 
प्रविबिक्त (वि०) [ प्रा» सस ]। 1. विल्कुल अकेला 2. 
वियुक्त, अलग किया हुआ । 
प्रविइलेषः [ प्र त-वि +-र्लिष्‌ +-घड्ग्‌ ] वियोग, जुदाई । 


प्रविषण्ण (भू० क० कु०) [ प्र+वि--सद्‌ +क्त | खिन्न, | 


उदास, हतोत्साह । 

प्रविष्ट (भू क० कुऽ} [ प्र+विशु+क्त ] 1. अन्दर 
गया हुआ, घुसा हुआ-पश्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभया- 
दुभूयसा पूर्घकायम्‌--श० ११७ 2. लगा हुआ, व्यस्त 
3. आरब्ध । 

प्रविष्टकम्‌ [ प्रविष्ट -$न्‌ ] रंग भूमि का द्वार । 


प्रविस्त (स्तता) रः ! इर्न-वि+स्तु+अपू, घञ वा] | 


नि जु 
का, कै 


४०); ६८ दग ] 1. अग्रणी, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ 
या पूज्य- रधुः १४२९ १६१, भग० ११४८ 2. 
मजबूत, शक्तिद 
व्यक्ति, नायक, योद्धा 2. मुख्य, पूज्य व्यक्तित्त । 

कृ | प्रसावृर्यकत | चुना हुआ, 


ड 
) | प्र+-वृत्‌‡-क्त |) 1. आरंभ किया 
#या गया, प्रगत 2. स्थिर किया हुआ 
- शिरपूर द्रीष्ससमयमधिकृत्य-श० १ 3. 
व्यस्त, संपन ५. जाने के लिए उद्यत; कटिबद्ध 
5. स्थिर, १, निर्धारित 6. निर्बाध, 
विवादित”. गोल,--सः गोल आभूषण । 
प्रवसकम्‌ ने | रंग भूमि में अवतरण । 
प्रवृत्ति: : --वुत्‌‡-क्तिन्‌ ] 1. निरन्तर प्रग- 
बढ़ना 2. उदय, मूल, खोत, (शब्दों 
शिरामीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी 
` दर्शेन, प्रकटीकरण - कुसुमप्रवृत्ति- 
रघु० ११।४३, १४३९, १५।४ 
आह --आकोलिकी वीक्ष्य मधुप्रवृत्ति 
- प्रयोग, व्यसन, झुकाव, रुझान, रुचि, 
११२२ 6. आचरण, व्यवहार--रघु० 
१४७२ 7. काम में लगाना, व्यवसाय, क्रियाशीलता 
कु० ६1२६ ९. प्रयोग, नियोजन (शब्द का) प्रचलन 
9. अनवरत प्रयत्न, धै 10. सार्थकता, भावाय, (शब्द 
की) स्वीकृति 11. मिरण्तेरता, स्थायिता, प्राबल्य 12. 


ह 
+ 


गी, शौयंसम्पन्न,--र: 1. बहादुर | 


दातकार---आमोदानथ हरिदंतुराणि | 
7 समीरणात्प्रवीण:--भःमि० १1१५, । 


|| 


1 


| 


सक्रिय सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन में सक्रिय 
भाग लेना (विप० निवृत्ति) 13. समाचार, खबर, 
गुप्त वार्ता-जीमूतन स्वळुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रबुत्तिम्‌ 
--मेष० ४, विक्रम» ४।२० 14. नियम की प्रयोज- 
नीयता या वैधता 15. भाग्य, नियति, किस्मत 16. 
संज्ञान, सीधा प्रत्यक्षज्ञान, समवबोध 17. हाथी का मद 
(जो मस्ती की अवस्था में उसके गंडस्थल से निकलता 
हँ), 18. उज्जयिनी नगरी का नामान्तर। सम० 
श्नः जासुस, भेदिया, दूत, ,—निमिशस्‌ किसी 
शब्द का किसी विशिष्ट x है प्रयुक्त होने का कारण, 
- सामगैः सक्रिय या सांसारिक जीवन, कार्य में 
अनुरक्ति, संसार में सुख तथा आनन्द । 

प्रवृद्ध (भू? क० कृ०) [ प्र+वृघ्‌+क्त | 1. पूरा बढ़ा 
रा 2. बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विस्तारित, बड़ा 
केया हुआ 3. पूरा, गहरा 4. घमंडी, अहंकारी 
5. प्रचण्ड 6, विशाल । 


प्रदुद्िः (स्त्री) [ प्र+वृष्‌-- क्तिन्‌ू ] 1. बढ़ना, वृद्धि 
रधु १३।७१, १७।७१ 2. उन्नति, समृद्धि, पदो- 
न्नति, तरक्की, उत्कर्ष । 

प्रवेक (वि०) { प्र+-विघ्‌+-घञा ] उत्तम, मुख्य, छाँट 
का, अत्यंत श्रेष्ठ । 

प्रवेगः [ प्र |-विजू त-घञ, ] तीब्र चाळ, वेग । 

प्रबेटः [ प्र+वी+ ट | जौ, यव । 

प्रवेणिः,--णी (स्त्री०} { प्र वेण्‌ +-इम्‌, प्रवेणि+ डीष्‌ ] 
1. बालों का जूड़ा-रघु० १५।३० 2. बिखरे हा 
ग्युंगारहीन बाल (पति की अनुपस्थिति में 
प्रायः ऐसे बाल धारण करती हैं) 3. हाथी की झूल 
4. रंगीन ऊनी कपड़े का टुकड़ा 5. (नदी का) प्रवाह 
या घार । 

प्रवेत्‌ (पुं) [प्रन-अच्‌ ]-तुन्‌' अजेः वी आदेशः] सारथि, 
रथवाम्‌ । 


| प्रवेदनम्‌ [ प्र+-विद्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] जतलाना, ऐलान 


करना, घोषणा करना । 

प्रबेषः, प्रवेपकः, प्रदेप क प्रवेपनम्‌ [ प्र+-वेप्‌+घङ््‌, 
प्रवेप-+-कन्‌, प्र+-वेष्‌ + su प्र+वेप्‌ +ल्युट्‌ 
कंपर्कपी, ठिठुरन, थरथराना, सिहरन । । 

प्रवेरित (वि०) [ प्रवेर+-इतच्‌ ] इधर उषर डाला हुआ, 
फेंका हुआ । 

प्रबेलः | प्र+वेल+-अच्‌ | एक प्रकार की मूँग । 

ग्रवेशञः | प्र +-विश्‌)-घञ्ञ्‌ ] 1. भीतर जाना, चुसना-पुर- 
प्रवेशाभिभुखो बभूव--रघु० ७१, कु० ३४० 
2. अन्तगेमन, पैठ, पहुँच 3. रंगभूमि में प्रवेश सेन 
पात्रप्रवेशश्चेत्‌ --सा० द० ६ 4. (घर का) दरवाजा, 
घुसने का स्थान 5. आय, राजस्व 6. (की करी! 
का) पीछा करना, प्रयोजन की तत्परता । 


( ६७६ ) 


अ्रदेशकः | प्र--विश--प्वुलू | परिचायक, निम्नपात्रों 
(नौकर चाकर) द्वारा अभिनीत विष्कंभक (इसमें 
श्रोता को रंगमंच पर अप्रस्तुत घटना का आगे होने 
बाली बातों की जानकारी के लिए ज्ञान कराना 
आवश्यक है); (विष्कंभक की भांति यह नाठक की 
कथा तथा कथावस्तु के अवान्तर भेदों को जो या तो 
अंकों के अन्तराल में घटित हो चुके हैं या अन्त में 


होने वाले हैं, जोड़ देता हैं; यह पटले अंक के आरम्भ ! 


या अंतिम अंक के अन्त में कभी प्रयुक्त नहीं होता) 
साहित्यदर्पणकार इसकी परिभाषा देते हैं-प्रवेशकोन्‌- 


| 


। 
i 
। 
| 
| 


दात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः, अंकद्वयांतवित्ञेयः शेष | 


विष्कंभके परथा--३०८, दे० 'विष्कंभक'.1 
प्रदेशनम्‌ [ प्र+विण्‌+ल्यूट्‌ | 1. दाखिल होना, घुसना, 


अन्दर जाना 2. परिचय देना, नेतृत्व करना, संचालन : 


3. घस का मुख्य द्वार, फाटक 4. मैथुन, स्त्री संगम । 
अजेशित (भू क० कृश) {प्र+-विश्‌+णिच्‌+-मत] 


परिचित कराया हुआ, अन्दर पहुँचाया हुआ, अन्दर ; 


ले जाया गया, घुसाया हुआ । 

उंदेष्ट: | प्र--वेष्ट-- अच्‌ | 1. भुजा 2. कलाई, पहुँचा 
3. हाथी की पीठ का मांसल भाग (जहां महावत 
बैठता हैँ) 4. हाथी के नसूडे 5. हाथी की झूल । 

"३ पक्त ( 
स्पष्ट, साफ, प्रकट, जाहिर । 


प्र्यवितः (स्त्री?) [प्र+वि--अंजू --क्तित्‌ | अकटी | 


भवन, दर्शन । 
हब्याहार: [ प्र+वि+-आ+ह+घज्जू ] प्रवचन का 
फैलाव या विस्तार । 


पशनम्‌ | प्र+-ब्रजू-- ल्यूट्‌ | 1. विदेश जाना, अस्थायी ¦ 


रूप से बसना 2. निर्वासित होना 3. वानप्रस्थ हो 
जाना । 

अब्रजित (भू० क० कृ०) | प्रथव्रजू--क्त ] 1. विदेश 
गया हुआ या निर्वासित 2. संन्यासी या परित्राजक 
बना हुआ,--तः 1. साधु, संन्यासी 3. चौथे आश्रम में 
स्थित ब्राह्मण, भिक्षु 3. जैन या वौद्ध भिक्षु का शिष्य, 
-" तम्‌ संन्यासी बन जाना, साधु का जीवन । 

अक्षज्या [प्र-त्रज्‌ --क्यपू--टाप्‌ | 1. विदेश जाना, 
देशान्तरगमन 2. पर्यटन, (साघु के रूप में इतस्ततः) 
भ्रमण 3. संन्यास आश्रम, संन्यासी का जीवन, 
ब्राह्मण की जीवनचर्या में चौथा आश्रम (भिक्षु जीवन) 
--प्रज्नज्यां कल्पवृक्षा इवाश्रिता:- कु« ६६ (यहाँ 
मल्लि० के अनुसार श्रत्रज्या' का तात्पर्यं वानप्रस्थ 
या तृतीय आश्रम हे) । सम०--अवसितः वह पुरुष 
जिसन सन्यास ग्रहण. करके उस आश्रम को छोड़ 
दिया हो । 

प्रत्रश्‍चनः [्र+-ब्ररुचू+-ल्युट्‌ | लकड़ी काटने का उपकरण । 


भू० क० कृ०) [प्रकर्षेण व्यक्त:--प्री० स० ] ` 


प्रब्राज्‌ (पुं०), प्रश्नाजकः { प्र+-व्रज्‌--क्विप्‌, ण्बुलू वा] 
साधु, संन्यासी । 

प्रत्राजनम्‌ [ प्र-ब्रजू-- णिच्‌--ल्युट्‌ ] निर्वासन, देश- 
निकाला, निर्वासित करना । 

प्रशंसनम्‌ [प्र +-शंस्‌)-ल्युट्‌ | प्रशंसा करना, स्तुति करना । 

प्रशंसा [ प्र+-झंस्‌+-अडः+-टाप्‌ ] प्रशंसा, स्तुति, प्रशस्ति, 
गुणगान करना-प्रशंसावचनम्‌, प्रशंसात्मक या सम्नान- 
सूचक वाणी 2. वर्णन, उल्लेख--जैसा कि 'अप्रस्तुत- 
प्रशंसा' में 3. कीति ख्याति, प्रसिद्धि। सम०--उपमा 
दण्डिद्वारा वणित उपमा के अनेक भेदों में से एक 
=-ब्रह्मणोऽप्युद्भवः पद्मश्चन्द्रः शंभुशिरोधृतः, तौ तुल्यौ 
त्वन्मुखेनेति सा प्रशंसोपभोच्यते--काव्या० २।३१, 
--मुखर (वि०) ऊँचे स्वर से प्रशंसा करने वाला । 

प्रशेसित (भू? क० कृ०) [ प्र+-शंस्‌+-क्त ] प्रशंसा 
किया गया, स्तुति किया गया, गुणगान किया गया, 
तारीफ़ किया गया । 

प्रञ्ञत्वन्‌ (पुं०) [ प्र+-शद्‌ +-क्वनिप्‌, तुटू | समुद्र, सागर । 


| प्रदातत्वरी [ प्रशत्त्वन्‌+-ङीप्‌, र आदेशः ] नदी ! 


प्रधामः [ प्रन-शम्‌न-घञ्ञ्‌ | 1. शमन, शान्ति, स्वस्थ- 
चित्तता- प्रशमस्यितपूर्वपाथिवम्‌ -- रघु० ८1१५, 
कि० २।३२ 2. शान्ति, विश्राम 3. बुझाना, उपशमन 
“कुऽ २१२० 4. विराम, अन्त, विनाश -शि० 
२०।७३ 5, सान्त्वना, तुष्टीकरण--शि० १६।५१ । 

प्रशसन (वि०) (स्त्रीण्-नी) [प्रम्‌--णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 
शान्त करने वाला, शान्तिस्थापित करचे वाला धीरज 
बंघाने बाळा, दूर करने वाला (रोग आदि को),-नम्‌ 
शान्त करना, शान्ति स्थापित करना, धीरज बंधाना 
2. दमन करना, धैयंबंधाना, दिलासा देना, हलका 
करना --आपन्नातिप्रशमनफला: संपदो हयृत्तमानाम्‌ 
--मेघ० ५३ 3. चिकित्सा करना, स्वस्थं करना-- 
जैसा कि 'व्याधित्रशमनम्‌' में 4. (प्यास) बुझाना, 
(आग) बुझाना, दमन करना, मिटा देना 5. विराम, 
थामना 6. उपयुक्त खूप से प्रदान करना, सत्पात्र 
को प्रदान करना--मनु० ७।५६, (सत्पात्रे प्रति- 
पादनम्‌--कुल्लू०, परन्तु अन्य विद्वान्‌ इसका अगला 
अर्थ समझते है) 7. प्राप्त करना, रक्षा करना, 
सुरक्षित रखना--लब्धप्रशमनस्वस्थमर्थेनं समुपस्थिता 
रघु० ४।१४ 8. वघ, हत्या । 

प्रशभितः (भू? क० कृ०) [प्रञ-शम्‌-+- णिच्‌-क्त ] 
1. सान्त्वना दी गई, धीरज बंधाया गया, स्वस्थचित्त, 
तुष्टीकृत, शान्त किया गया 2. (आग) बुझाई गई, 
(प्यास) शान्त की गई 3, प्रायश्चित्त किया गया, 
परिशोधन किया गया--उत्तर० १४० । 

प्रशस्त (भू० क० कु०) | प्रय-शंस्‌+-क्त ] 1. प्रशंसा 
किया गया, तारीफ़ किया गया, इलाघा की गई, 


( ६७७ ) 


स्तुति की गई 2. प्रशंसनीय, तारीफ के योग्य 
3. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 4. सोभाग्यशाली, प्रसन्न, आनन्दित, 
शुभ । सम०--अद्रिः एक पहाड़ का नाम । 

प्रशस्तिः (स्त्री०) | प्र+-शंस्‌ --क्तिन्‌ ] 1. प्रशंसा, स्तुति, 
तारीफ़ 2. वर्णन-- उत्तर० ७ 3. किसी की (उदा० 
संरक्षक) प्रशंसा में लिखी गई कविता 4. श्रष्ठता, 
महत्त्व 5. शुभ कामना 6. निर्देशन, शिक्षण, निर्देश- 
नियम जैसा कि 'लेखप्रशस्ति' (लिखने का एक 
प्रकार) में । 

प्रस्य (वि०) (म० अ०--श्रेयस्‌ या ज्यायस्‌, उ० अ० 
श्रेष्ठ या ज्येष्ठ) [ प्र+-शंस्‌-- क्यप्‌ ] प्रशंसा के 
योग्य, तारीफ़ के लायक, श्रेष्ठ । 

प्रशाख (वि०) [| प्रशस्ता शाखा यस्य--प्रा० ब०] 
1. जिसको अनक शाखाएँ इधर उधर फली हों 
2. गर्भेपिण्ड की पाँचवीं अवस्था कहते हैं कि इस 
समय गर्भस्थित बालक के हाथ पेर बन जाते हं), 
“आखा छोटी शाखा या टहनी । 

प्रशाखिका प्रशाखा+-कन्‌+-टापू, इत्वम्‌ ] छोटी शाखा, 
टहनी । 

प्रशान्त (भू० क० कृ०) [प्र+शम्‌+-णिच्‌+-क्त] 
1. शांत, शान्तिप्राप्त, स्वस्थचित्त 2. निश्चल, सौम्य, 
निस्तब्ध, धीर, निश्चेष्ट--अहो प्रशान्तरमणीयतो- 
द्यानस्य 3. पालतू, वशीकृत, दबाया हुआ 5. समाप्त, 
विरत, निवृत्त--तत्सर्वमेकपद एव मम प्रशांतम्‌--मा० 
९।३६, प्रशान्तमस्त्रम्‌-उत्तर० ६ कार्य करने से 
रुका हुआ या निवृत्त' 5. मृत, मरा हुआ (दे० भ्रपूर्वक- 
सम्‌) । सम०- आत्मन्‌ (वि०) स्वस्थमना, शान्ति- 
पूर्ण, अचंचल,--ऊर्ज (वि०) क्षीणशक्ति, निस्तेज, 
विषण्ण,--काम (वि०) सन्तुष्ट, -चेष्ट (वि०) 
आराम करने वाला, विश्रांत, विरत,--बाध (वि०) 
जिसकी समस्त बाघाएँ व संकट दूर हो गये है-- 
कि० १।१८। 

प्रशान्तिः (स्त्री) [ प्रा» स० ] 1. धैर्य, शान्ति, मनकी 
स्थिरता, निःशब्दता, विश्राम 2. आराम, विराम, 
ठहराव 3. निराकरण करना, (प्यास) बुझाना, 
(आग) बुझाना । 

प्रामः [ प्र+-शम्‌+-घञ््‌ ] 1. शान्ति, धैय, मनकी 
स्वस्थता 2. (प्यास) बुझाना, (आग) बुझावा, 
निराकरण करना 3 विश्राम । 

प्रशासनम्‌ [ प्र+-शास्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. शासन करना, हकूमत 
करना 2. आदेश देना, बल पूर्वक वसूल करना 
3. राज्य शासन । 

प्रशास्तृ (पुं) [ प्रञ-शञास्‌न-तृच्‌ ] राजा, 
राज्यपाल । 

प्रशिथिल (वि०) { प्रा० स० ] बहुत ढीला । 


शासक, 


प्रशिष्यः [ प्रा स० ] शिष्य का शिष्य, पड़शिष्य--शिष्य 
प्रशिष्येर्पयीयमानमवेहि तन्मंडनमिश्रधाम-शंकर० । 

प्रशुद्धिः (स्त्री ) [ प्रा० स० ] स्वच्छता, पवित्रता । 

प्रशोषः [ प्रस-शुष्‌--घव्य ] सूखना, सूख 
सूखापन । 

प्रश्‍चोतनम्‌ [प्र श्चुत्‌ +ल्युट्‌ | छिड़कना, क्षरण-- उत्तर? 
३।११। 

प्रश्नः [ प्रच्छ +-नङ | 1. सवाल, पूछताछ, परिपृच्छा, 
परिप्रश्‍न (अविज्ञातप्रवचनं प्रश्‍न इत्यभिधीयते) अना- 
मयप्रश्‍न पूर्वकम्‌ -श० ५, 'कुशलक्षेम के प्रशन के 
साथ' 2. अदालती जाँच पड़ताल या गवेषणा 
3. विवादपद, विवादास्पद विषय, विवादग्रस्त दृष्टिकोण 
इति प्रश्‍न उपस्थितः 4. समस्या, हिसाब का प्रश्‍न 
लाह ते प्रश्नै दास्यामि-मृच्छ० ५ 5. भविष्य 
संबंधी पूछताछ 6. किसी ग्रन्थ का अनुभाग या परि- 
च्छेद । सम०--उपनिबषद्‌ (नपुं) एक उपनिषद्‌ 
का नाम (इसमें छः प्रश्‍न तथा उनके छः उत्तर हैं) 
--डूतिः,-हूती (स्त्री०) पहेली, बुझौवल । 

प्रश्नथः [ प्रत-श्रथ्‌ +अच्‌ ] शिथिलता, ढीलापन, शिथिली- 
करण । 

प्रश्रयः, प्रश्नयणम्‌ [ प्र--श्रि--अच्‌, ल्युट्‌ वा ] 1. आदर, 
शिष्टता, सुजनता, विनम्रता, सम्मानपूर्ण अथवा 
शिष्टतायुक्त व्यवहार, विनय--समागतेः प्रश्नयनञ्ज- 
मूतिभिः:--शि० १२।३३, रघु० १०।७०, ८३, उत्तर० 
६1२३, सप्रश्नयम्‌ आदरपूर्वक, सविनय 2. प्रेम, स्नेह, 
आदर--पंच० २।२ । 

प्रश्रित (भू० क० कृ०) [ प्र}-श्रिञ-क्त] सुजन, नम्र, 
शिष्ट, विनीत, झिष्टाच रणयूक्त । 

प्रश्लथ (वि०) [ प्रा० स० ] 1. बहुत ढीला या पिलपिला 
2. उत्साह-हीन, निस्तेज । 

प्रश्लिष्ट (भू० क० कृ०) [ प्र}-र्लिष्‌+-क्त ] 1. मरोड़ा 
दिया हुआ, एँठा दिया हुआ 2. तर्कसंगत, युक्तियुक्त । 

प्रश्लेषः [ प्र|-श्लिष्‌ +-घव्म ] घना संपर्क, संहति । 

प्रवासः [ प्र+सवास्‌+घञा्‌ | साँस, श्वसन, 
प्रश्‍वासक्रिया । 

प्रष्ठ (वि०) [प्र+स्था+-क ] 1. सामने खड़ा हुआ 

-ारघु० १५।२० 2. मुख्य, प्रधान, अग्रणी, उत्तम, 
नेता -पुलस्त्यप्रष्ठ:--महावी० १।३०, ६।३०, शि० 
१९।३०। सम०-बाह (पुं०) हल जोतने के लिए 
सधाया जाता हुआ जवान बेल । 

प्रस्‌ (भ्वा०, दिवा०--आ ० प्रसते, प्रस्यते) 1. बच्चे को 
जन्म देना 2. फलाना, प्रसार करना, विस्तार करना, 
बढ़ाना । 

प्रसक्त (भू क० कृ०) [ प्रन-सञ्ज्‌न-कत | 1. लग्न, 
युक्त 2. अत्यन्त आसक्त या स्नेहशील-पंच० १।१९३ 


जाचा, 


श्वास- 


( ६७८ ) 


3. अनुगामी, अनुषक्त 4. स्थिर, तुला हुआ, भक्त, प्रसञ्जनम्‌ [ प्रत-सञ्ज्‌+-ल्यृट्‌ | 1. जोड़ने की क्रिया, 
व्यस्त, व्यसनग्रस्त, प्रयुक्त--शि० ९1६३, इसी प्रकार मिलाना, एकत्र करना 2. व्यवहार में लाना, सबल 
घूत,? निद्रा? आदि 5. सटा हुआ, निकटस्थ 6. अवि- बनाना, उपयोग में लाना । 

च्छित्र, निरन्तर, अनवरत--कि० ४1१८, रघु० | प्रसत्तिः (स्त्री) [ प्रगसद्‌ त क्तिन्‌ ] 1. अनुग्रह, कृपा- 
१३४०, मा० ४६, मालवि० ३1१ 7. हासिल, प्राप्त, लूता, शिष्टाचार 2. स्वच्छता, पवित्रता, विशदता । 
लब्ध,--क्तम्‌ (अव्य०) निरन्तर, लगातार -- कि० प्रसन्धानस्‌ [ प्र|-सम्‌+धा--ल्युट्‌ ] मिलान, मेल । 


न्या प्रसन्त (भू० क० कृ० प्र--सद्‌--क्त | 1. पवित्र, 
अ्तक्तिः (स्त्री०) [ प्र+सण्जू्‌--क्तिनू ] 1. आसक्ति, (भू ) [ र्‌ ] 


भवित, व्यसन, संलग्नता, अनुरक्ति 2. संबंध, संयोग, 
साहचर्यं 3. प्रयोजनीयता, संबंध, प्रयोग जैसा कि 
अति प्रसक्ति (अतिव्याप्ति) में 4.. ऊर्जा, धैय -_- 
संतापे दिशतु शिवः शिवां प्रसक्तिम्‌ -- कि० ५।५० 
5, उपसंहार, घटाना 6. विषय, प्रवचन का विषय 
7. संभावना का घटित होना । 


प्रसंख्या [ प्रा० स० 11. कुल योग, राशि 2. विचार विमर्श । 
प्रवंश्यानम्‌ [ प्र-सम्‌ +-स्या +ल्युट्‌ | 1. गिनता 2. 


विचारण, मनन, गहन चिन्तन, भाव चिन्तन - श्रुता- 
प्सरोमीतिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव 
7"कु० ४३० 3. कीति, प्रसिद्धि, विश्वुति,--नः 
अदायगी, भुगतान । 


अगः [ प्रञ-सञ्ज्‌ घञा | 1. आसक्ति, भक्ति, व्यसन, 


संलग्नता--स्वरूपयोग्ये मुरतप्रसंगे--कु० १1१९, 
तस्यात्यायतकोमलस्थ सततं द्यूत प्रसंगेन किम्‌-मृच्छ० 
२।११, शि० ११।२२ 2. मेल-जोल, अस्तःसंपर्क, 
साहचर्य, संबंध निवर्ततामस्माद्‌ गणिका प्रसंगात्‌ 
-मुच्छ० ४ 3. अवेध मंथुन 4. व्यस्तता, एकाग्रता, 
कार्यपरता. --अूविक्रियायां विरतप्रसंगैः--कु० ३।४७ 
5. विषय, शीर्षक (प्रवचन या विवाद का) 6. अवसर, 
घटना - दिस्विजयप्रसंगेन--का० १९१, यात्राप्रसंगेन 
"मा० १ 7. संयोग, समय, अवसर -मनु० ९।५ 
8. दैवयोग, घटना, काण्ड, संभावना का होना-नेश्वरो 
जगतः कारणमुपपद्यते कुतः वैषम्यनंघृंण्य प्रसंगात्‌ 
~शारी०, एवं चानवस्था प्रसंगः - तदेव, कु० ७।१६ 
9. संबद्ध तकना, या युक्ति 10. उपसंहार, अनुमान 
11. संबद्ध भाषा 12. अवियोज्य प्रयोग या संबंध 
(व्याप्ति) 13. माता पिता का उल्लेख (प्रसंगेन, 
प्रसंगतः, प्रसंगात्‌ यह क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थ प्रकट करते हैं ---1. के 
संबंध में 2. के फल स्वरूप, के कारण, क्योंकि, के 
रूप में 3. अवसरानुसार 4. के क्रम मे (यथा--कथा- 
्रसंङ्गेन 'वातचीत के सिलसिले में)! सम०-निवारणम्‌ 
भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का रोकना,-- वशात्‌ 
(अव्य०) समय के अनुसार, परिस्थितिवश,-विनिवृत्तिः 
(स्त्री?) इस प्रकार की संकटस्थिति की पुनरावृत्ति 
का न होना । 


स्वच्छ, उज्ज्वल, निर्मल, विमल, पारदर्शी--कु० १। 
२२, ७1७४, श० ५।२० 2. खुश, आनन्दित, प्रतुष्ट, 
शान्तं --गंगा शरन्नयति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ --मुद्रा० 
३।९, गम्भीरायाः पयसि सरितञ्चेतसीव प्रसन्ने --मेघ० 
४० (यहाँ प्रथम अर्थ भी अभिप्रेत है), कु० ५1३५, 
रघु २।६८ 3. दयालु, अनुग्रहशील, कृपाल, मंगलप्रद 
--अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌-रघु०२।६३ 4. सरल, 
सीधा, स्पष्ट, सुबोध (अर्थ) 5. सत्य, सही--प्रसन्नस्ते 
तर्क:--विक्रम० २, प्रसन्तप्रायस्ते तर्कः -मा० १, 
~-न्ताः 1. प्रसादन, अनुरंजन 2. खींची हुई मदिरा । 
सम०--आत्मन्‌ (वि०) कृपालमना, मंगलप्रद,--ईरा 
खींची हुई मदिरा,-कल्प (वि०) 1. शान्त प्राय 
2. सत्यप्राय,-मुख--वदन (वि०) कृपालदृष्टि वाला, 
प्रसन्न चेहरे वाला, मुस्कराता हुसा,-_ सलिल (वि०) 
स्वच्छ पानी वाला । 


प्रसभः [ प्रगता सभा समानाधिकारो यस्मात्‌--प्रा० ब० ] 


बल, हिसा, प्रचण्डता--प्रसभोद्धतारिः---रघु० २।३०, 
भम्‌ (अव्य०) 1. बलपूर्वक, जबरदस्ती,-इन्द्रियाणि- 
प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मन:--भग० २।६०, मनु० ८। 
३३२ 2. बहुत अधिक, अत्यंत--तवास्मि गीतरागेण 
हारिणा प्रसभं हृत:--श० १५, ऋतु० ६1२५ 
3. आग्रहपूर्वक--भग० ११।४१। सम०-- दमनम्‌ 
बळूपूर्वक दबाना--श० ७1३ ३,- हरणम्‌ बलपूर्वक 
अपहरण । 


प्रसमीक्षणम्‌, प्रसमीक्षा [ प्र+-सम्‌ +ईक्ष-+ल्यूट्‌, प्रसम्‌ 


--ईक्ष+अङ्‌ +टाप्‌ | वित्रारण, 


विचारविमर्श, 
निर्धारण । 


प्रसयनम्‌ [ प्र+-सि ¬ ल्युट्‌ ] 1. बंधन, कसना 2. जाल । 
प्रसरः | प्र+सू--अप्‌ | 1. आगे जाना, प्रगमन करना 


० १।२९ 2. मुक्त या निर्बाध गति, मुकत क्षेत्र, 
पहुँच, गति-रघु० ८।२३, १६।२०, मुद्रा० ३।५, हि० 
१।१८६ 3. फैलाव, प्रसार, विस्तर, विस्तार, फँलना 
शि ९७१ 4. विस्तार, आयाम, बड़ी मात्रा 
शि० ३1३५ 5. प्रचलन, प्रभाव--शि० ३।१०, 
6. सरिता, प्रवाह, धारा, बाढ---पपात स्वेदाम्बुप्रसर 
इव हर्षाश्रुनिकरः-गीत० ११7. समूह, 8. समुच्चय 
युद्ध, लड़ाई 9. लोहे का बाण 10. चाल 11. विनम्र 
याचना । 


( ६७९ ) 


प्रसरणम्‌ [ प्र |-सृ+-ल्युट्‌ | 1. आगे जाना, दौड़ना, बहना 
2. बच निकलना, भाग जाना 3. दूर तक फैलाना 
4. शत्रु को घेरना 5. सौजन्य । 

प्रसरणिः,--णी [ प्रस-सू--अनि, प्रसरणि+-छीष्‌ | शत्रु 
को घेर लेना । 

प्रसर्पणम्‌ [ प्र+सूप्‌+ल्युद्‌ ] 1. चलना, सरकना, आगे 
बढ़ना २. व्याप्त करना, सब दिशाओं में फैलना । 

प्रस (ज्ञ) लः [प्र+शल्--जचू, पक्षे पृषो० शस्य सः ] 
हेमंत ऋतु । 

प्रसवः [ प्र--सू +-अप्‌ ] 1. जन्म देना, जनन, प्रसूति, 
जन्म, उत्पादन 2. बच्चे का जन्म, गर्भ मोचन, प्रसूति 
-यथा 'आसन्नप्रसवा' में 3. सन्तान, प्रजा, छोटे बच्चे, 
बालक--केवलं वीरप्रसवा भूया:--उत्तर० १, कु? 
७८७ 4. स्रोत, मूल, जन्मस्थान (आलं० से भी) 
कि० २४३ 5. फूल, मंजरी--प्रसवविभूतिषु भूरुहां 
विरक्तः-शि० ७।४२, नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुता- 
मानने श्रीः-मेघ०, कुंदप्रसवशिथिलं जीवितम्‌--११३, 
रघु० ९।२८, कु० १।५५, ४४, १४, ८५, ९, मा? 
९।२७, ३१, उत्तर० २।२० 6. फल, उत्पादन । 
सम०--उन्मुख गर्भे से मुक्त होने वाला, उत्पन्न होने 
बाला - पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददर्श--रघु० 
३।१२,-गृहम्‌ प्रसूतिकागृह, जच्चाघर,-धमिन्‌ (वि०) 
उपजाऊ, उबेर, - बन्धनम्‌ फूल या पत्ते की डंठल, 
वृन्त-वेदना,--व्यथा प्रसव काल की पीडा, बच्चा 


जनने का कष्ट,--स्थली माता,-स्थानम्‌ 1. प्रसूतिका- | 


गृह्‌, 2. जाल । 

प्रसवकः {प्रसवेन पुष्पादिना कायति शोभते --प्रसव--के 
--क] पियाल वृक्ष, चिरोंजी का पेड़ । 

प्रसवनम्‌ [प्र|-सू+ल्यूट] 1. पैदा करना 2. बच्चे को 
जन्म देना, उपजाऊपन । 

प्रसवन्तिः (स्त्री ०) [प्र+-सु--झिच्‌, अन्तादेशः] जूच्चा स्त्री । 


प्रसबन्ती [प्र+-सू +-शतृ--डीप्‌] जच्चा स्त्री -न पश्येत्‌ | 


प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः--मतु ० ४।४४। 

प्रसवितृ (पुं०) [प्र+सू--तृ] पिता, प्रजनक । 

प्रसवित्री [प्रसवितृ +-डीप्‌] माता । 

प्रसव्य (वि०) {परगतं सब्यात्‌-प्रा० स०] प्रतिकूल, 
व्युत्क्रांत, बायाँ, उलटा । 

प्रसह (वि०) [प्र+-सह-अच्‌] सहनशील, सहिष्णु, सहन 
करने वाला,- हः 1. शिकारी जानवर या पक्षी 
2. मुकाबला, सहन शक्ति, विरोध । 

प्रसहनः [प्र )-सह्‌ +ल्युट्‌] शिकारी जानवर या पक्षी, 

नम्‌ 1. सामना करना, मुकाबला करना 2. सहन 

करना, बर्दाइत करना 3. पराजित करना, विजय प्राप्त 
करना 4. आलिंगन, परिरम्भण । 

प्रसह्य (अव्य०) [प्र-सह न (क्त्वा) ल्यप्‌] 1. बल पूर्वक, 


प्रचण्डता के साथ, जबरदस्ती -- प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकर- 
वक्‍्तूदष्ट्राङ्कुरात्‌-- भतं २४, शि० १२७, 
2. अत्यधिक, अत्यंत । 

प्रसातिका [प्रयता सातिः (नाश० )--सो न-क्तिन्‌ - यस्याः 
--प्रार ब०, कप्‌--टापू] एक प्रकार का चावल 
(छोटे दानों वाला) । 

प्रसादः [प्र|-सद्‌+-घज्म_] 1. अनुग्रह, कृपा, दाक्षिण्य, 
कल्याणकारिता - कुरु दृष्टिप्रसादं 'कृपा दर्शन दीजिए, 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ---रघु० ११९, 
२।२२ 2. अच्छा स्वभाव, स्वभाव में करुणाशीलता 
3. घीरता, शान्ति, मन की स्वस्थता, सौम्यता, गांभीर्य, 
उत्तेजना का अभाव--भग० २।६४ 4. स्वच्छता, 
निर्मलता, उज्ज्वलता, पारदर्शिता, (पानी या मन 
आदि की) पवित्रता--गङ्का रोधःपतनकलुषा गृहहृतीव 
प्रसादम्‌ --विक्रम० ११८, श० ७।३२, प्राप्तबुद्धि- 
प्रसादा:--लि० ११६, रघु० १७१, कि० ९२५, 
5. प्रसादगुणयुक्तता, शैली की विशदता, मम्मट के 
अनुसार, तीन गुणों में एक--प्रसाद गुण, परिभाषा- 
शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसंव यः, व्याप्तो- 
त्यन्यत्प्रसादोसौ सर्वत्र विहितस्थिति:---काव्य ० ८, 
यावदर्थकपदत्वरूपमर्थवेमल्यं प्रसादः, या श्रुतमात्रा 
वाक्यार्थ करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य 
- रस०, दे० काव्या० १।४५, सा० द० ६११ भी 
6. भगवान्‌ की मूर्ति को भोग लगाया हुआ नैवेद्य का 
अवशिष्ट 7. चढावा, पुरस्कार 8. शान्तिकर भेंट 
9, कुशल, क्षेम । सम०--उन्मुख (वि०) अनुग्रह 
करने के लिए तत्पर - पराङ्मुख (वि०) 1. अनुग्रह 

। को वापिस खींचने वाला 2. जो किसी के अनुग्रह की 
अपेक्षा न करे,--पात्रम्‌ अनुग्रह का पात्र,स्थ(वि०) 
1, कृपालु, मंगलप्रद 2. शान्त, तुष्ट, आनंदित । 

प्रसादक (वि०) (स्त्री०-दिका) [प्र +सद्‌ञ-णिच्‌+ण्वूळ्‌] 
1. पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला, स्फटिक 
सदुश विशद करने वाला 2. तसल्ली देने वाला, ढाढस 
बंधाने वाला 3. आनन्दित करने वाला, खुश करने 
बाला 4. अनुग्रह करने वाला, प्रसन्न करने वाला । 

प्रसादन (वि०) (स्त्री नी) प्र+-सद्‌+-णिच्‌--ल्युट्‌] 
1, पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला, निर्मल या 
विशुद्ध करने वाला-फळं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादनम्‌ 
--मनु० ६६७ 2. सांत्वना देने वाला, ढाढस बंधाने 
वाला 3. खुश करने वाला, आनन्दित करने वाला, 
- नः राजकीय तंबू, नम्‌ 1. निर्मल करना, पवित्र 
करना 2. सांत्वना देना, ढाढस बंधाना, शान्त करना, 
मन स्वस्थ करना, 3. प्रसन्न करना, तुष्ट करना 
4. कल्याण करना, अनुग्रह करना, ना 1. सेवा, पूजा 
2. निर्मली करण । 


( ६८० ) 


असादित (भू० क० कृ०) प्रि+सद्‌ +-णिच्‌-+-क्त] 
1. पवित्र किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2. खुश 
किया हुआ, प्रसन्न किया हुआ 3. पूजा किया हुआ 
4. धीरज बंघाया हुआ, सांत्वना दिया हुआ । 

प्रसाधक (वि०) (स्त्री०--घिका ) [ प्र+साध्‌--ण्वुल ] 
1. निष्पन्न करने वाला, पुरा करने वाला 2. पवित्र 
करने वाला, छानने वाला 3. सजाने वाला, अलंकृत 
करने वाला, - कः पाइवंचर, अपने स्वामी को वस्त्र 
पहनाने वाला सेवक । 

प्रसाधनम्‌ | प्र+साघ्‌--ल्युट्‌ ] 1. निष्पन्न करना, कार्या- 
न्वित करना, करवाना 2. व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध 
करना 3. सजाना, अलंकृत करना, विभूषित करना, 
शरीरसज्जा, वेशभूषा--कु० ४१८ 4. सजावट, 
आभूषण, सजाने या विभूषित करने का साघन-कु० 
७1१२, ३०,--नः-नम्‌,-नी, कंघी । सम०---विधिः 
सजावट, श्ुंगार,--विशेषः सबसे ऊँचा श्वृंगार-प्रसाघन 
विधेः प्रसाधन विशेष:--विक्रम० २1३ । 


प्रसाधिका [ प्रसाधक +-टाप्‌ +-इत्वम्‌ ] सेविका, वह दासी 
जो अपनी स्वामिनी के श्रृंगार की देख-रेख करे. 
प्रसाधिकालम्वितमग्रपादमाक्षिप्य - -रघु० ७।७। 

प्रसाधित (भू० क० कृ०) [ प्र+-साध्‌-+-क्त | 1. निष्पन्न, 
पुरा किपा हुआ, पूर्ण किया हुआ 2. विभूषित, 
सुसज्जित । 

प्रसारः [ प्र+-सृ+-घञ्ञ ] 1. फैलाना, विस्तार करना 
2. फेलाव, प्रसूति, विस्तार, प्रसारण 3. बिछावन 
4. खाद्यान्वेपण के लिए देश में इधर उधर फैल जाना । 

प्रसारणम्‌ | प्र] स्‌ +- शित्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. विदेशों में फेळना, 
बढ़ता, वृद्धि, प्रसृति, फैलाव 2. फेलाना---यथा 
'वाहुप्रसारणम्‌' में 3. शत्रु को घेरना 4. इंधन और 
घास के लिए समस्त देश में फैल जाना 5. अर्धस्वर 


वर्णो (यरलव) का स्वरों (इ, ऋ लू उ) में बदल । 


जाना, संप्रसारण । 
प्रसारिणी [ प्र+-सृ +-णिनि ङीप्‌ ] शत्रु को घेरना । 
प्रसारित (भू क० क्ृ०) [ प्र+-सृ+-णिच्‌¬-क्त ] 
1. प्रसार किया हआ, फैलाया हुआ, प्रसृत किया 


हुआ, बढ़ाया हुआ 2. (हाथों की भांति) फँलाया ! 


हुआ 3. प्रदर्शित किया 
लिए) रक्खा हुआ । 

असाह: [प्र +-सह ती घडा, ] अपने प्रभाव में लाना, जीत 
लेना, पराजित करना । 

प्रसित (भू० क० कृ०) [ प्र+-सि-+क्त | 1. बांधा हुआ, 
कसा हुआ 2. संलग्न, व्यस्त, काम में लगा हुआ 
3. तुला हुआ, प्रबळ इच्छुक, छालायित (करण० 
या अधि० के साथ) लक्ष्म्या लक्ष्म्यां वा प्रसितः 
--सिद्धा०, रघु० ८।२३ श¬ तम्‌ पीव, मवाद । 


हुआ, रक्खा हुआ, (बिक्री के 


प्रसितिः (स्त्री) [प्र+-सि+-क्तिन्‌ | 1. जाल 2. पट्टी 
3. बंधन, नमदे की पट्टी: । 
प्रसिद्ध (भू० क० कृ०) [प्र+सिघ्‌+-क्त ] 1. विश्रुत, 
विख्यात, मशहूर 2. सजा हुआ, अलंकृत, विभूषित 
--राघु० १८४१, कु० ५।९, ७१६] 
| असिद्धिः (स्त्री०) [ प्रय-सिध्‌+ क्तिन्‌ | 1. कीति, ख्याति, 
मशहुरी, विश्रुति 2. सफलता, निष्पन्नता, पुति-कि० 
३।३९, मनु० ४।३ 3. श्यृंगार, सजावट । 
प्रसोदिका [ प्रसादतेऽस्याम्‌--प्र+-सद्‌ --षवुल्‌, 
टापू, सीदादेशः ] वाटिका, छोटा उद्यान । 
प्रसुप्त (भू० क० कृ०) [ प्रञ-स्वप्‌+-क्त ] 1. सोया 
हुआ, निद्रित 2. श्रगाढ़ निद्रा में । 
प्रसुप्तिः (स्त्री) [ प्र-स्वप्‌+- क्तिन्‌ ] 1. निद्राळूता, 
प्रगाढ निद्रा 2. लकवे का रोग । 


प्रसु (वि० ) [ प्र+सू- क्विप्‌ ] 1. प्रकाशित करने वाला, 
पदा करने वाला, जन्म देने वाला-र्‍स्त्रीप्रसूरचाधि- 
वेत्तव्या-याज्ञ० १।७३--(स्त्री०} 1. माता---मातर- 
पितरौ प्रसूजनयितारौ-अमर० 'जनक-जननी' 2. घोड़ी 
3. फैलने वाली लता 4. केला । 

श्रसुका [ प्रञ-सू-{-कन्‌ टाप्‌ ] घोड़ी । 

प्रसूत (भू० क० कृ०) [ प्र+सू +-क्त ] 1. उत्पन्न, जनित 
2. पैदा किया हुआ, जन्म दिया हुआ, उत्पादित,-तम्‌ 
1. फूल 2. कोई उपजाऊ स्रोत,--ता जच्चा स्त्री । 

प्रसुतिः (स्त्री०) [ प्र+सू--क्तिन्‌ ] 1. प्रसर्जन, जनन, 
प्रसव 2. जन्म देना, पैदा करना, गर्भमोचन, बच्चे 
को जन्म देना-रघु० १४।६६ 3. बछड़े को जन्म देना 
4. अंडे देना--नै० १।१३५ 5. जन्म, उत्पादन, जनन 
--रघु० १०।५३ 6. दर्शन, प्रकट होना, (फूलों का) 
विकसन --रघु० ५।१४, कु० १।४२ 7, फल, पैदावार 
8. संतति, प्रजा, अपत्य--रघु० १।२५, ७७, २1४, 
५।७, कु० २।७, श० ६।२४ 9. उत्पादक, जनक, 
प्रस्रष्टा--रघु० २1६३ 10. माता। सम०--जम्‌ 
प्रसव से उत्पन्न होने वाली पीडा,--बायुः प्रसव के 
समय गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली बायु । 

| प्रसुतिका [ प्रसृत+-ठन्‌+-टाप्‌ ] जच्चा स्त्री, वह स्त्री 

| जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया है । 

। प्रसुन (भू० क० कृ०) [ प्र--सू--क्‍्त, तस्य नत्वम्‌ | 

पैदा किया गया, उत्पन्न,--नम्‌ 1. फूल-लतायां पूवं 

छूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः-उत्तर० ५।२०, रघु० 

! २1१० 2. कली, मंजरी 3. फल सम०---इषुः,-बाणः, 

| _ वाणः कामदेव का विशेषण, -- वर्षः पुष्पवृष्टि । 

| प्रसुनकम्‌ | प्रसून :-कन्‌ ] 1. फूल 2. कली, मंजरी । 

। असूत (भू० क० कृ०) [ प्रत-सु-क्त ] 1. आगे बढ़ा 

| हुआ 2. पसारा हुआ, बढ़ाया हुआ 3, फेलाया गया, 

। प्रसारित किया गया 4. लंबा, लम्बा किया हुआ 


इत्वम्‌, 


— पा ्नळूूळूळू-- 


( 


5. व्यस्त, लगा हुआ 6. फुर्तीला तेज 7. सुशील, विनीत 
-“तः हाथ की खुली हथेली, अंजलि,---त:,--तम्‌ दो 
पल का माप,-ता टांग । सम०-जः पुत्रों का विशिष्ट 
वर्ग, व्यभिचार जनित पुत्र, कुंडगोलकरूप । 

प्रसृतिः (स्त्री०) [ प्र+-सु+-क्तिन्‌ | 1. आगे जाना, 
प्रगति 2. बहना 3. फलाये हुए हाथ की हथेली, 
अंजलि 4. मुट्ठी भर (यही दो पल की माप समझी 
जाती हुँ) -परिक्षीणः कर्चित्स्पृहयति यवानां प्रसृतये 
भतु ° २।४५, याज्ञ २११२ । 

प्रसृत्वर (वि०) [ प्र+-सृ--क्वरप्‌, तुकागमः ] इधर उधर 
फैलने वाला--भामि० ४।१। 

प्रसूमर (वि०) [ प्र+सू-+-क्मरच्‌ ] बहता हुआ, चूने 
वाळा, टपकने वाला । 

प्रसूष्ट (भू० क० कृ०) [ प्र-सुज्‌न-क्त ] 1. एक ओर 
डाला हुआ, त्यागा हुआ 2. घायल, क्षतिग्रस्त,--ष्टा 
फेलाई हुई अंगुली (अङ्गुल्यः प्रसृता यास्तु ताः प्रसुष्टा 
उदीरिताः} । 

प्रसेकः [ प्र ञ-सिच्‌-घञ्ग्‌ ] 1. बहना, रिसना, टपकना 
2. छिड़कवा, आद्र करना 3. उद्गिरण, प्रवण 
--ऋतु० ३।६ 4. उद्वमन, कै । 

प्रसेदिका | =-प्रसीदिका, पृषो ] छोटा उद्यान, वाटिका । 

प्रसेवः, प्रसेवकः [| प्र+-सिव्‌+-घञ्ग्‌, प्रसेव+-कत्‌ ] 
1. थेला, (अनाज के लिए) बोरी 2. चमड़े की बोतल 
3. काष्ठ का बना छोटा उपकरण जो वीणा की गर्दन 
के नीचे लगाया जाता हे जिससे कि उसका स्वर अपेक्षा- 
कृत कुछ महरा ह हो जाय । 

प्रस्कन्दनम्‌ [ प्र !-स्कैन्द्‌ +-ल्युट्‌ | 1. कृद जाना, छलांग 
लगाना 2. विरेचन, जुलाब, अतिसार,--नः शिव का 
विशेषण । 

प्रस्कन्त (भू क० कृ०) [ प्रञ-स्कन्द्‌--क्त | 1. फलांया 
हुआ, छलाँग लगाकर पार किया हुआ 2. पतित, 
टपका हुआ 3. परास्त,--न्नः 1. जातिबहिष्कृत 
2. पापी, अतिक्रमणकारी । 

प्रस्कुन्दः | प्रगतः कुन्दं चक्रम्‌--प्रा० स० ] गोलाकार 
वेदी । 

प्रस्खलनम्‌  प्र--स्खल्‌--ल्युट्‌ ] 1. लड़खड़ाना 2. डगम- 
गाना, गिर जाना । 

प्रस्तरः | प्र+स्तू+अचू ] 1. पर्णशय्या, पुष्पशय्या 
2. पर्यक, खटिया 3. समतल शिखर, हमवार, समतल 
4. पत्थर, चट्टान 5. मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न । 

प्रस्तरणम्‌,---णा | प्र+-स्तृ +-ल्यृट्‌ ] 1. पलंग 2. शय्या 
3. बिछौना । 

प्रस्तारः | प्र +-स्तू {-घञ्ग्‌ ] 1. बखेरना, फलाना, आच्छा- 
दित करना 2. पुष्पशय्या, पर्णशय्या 3. पलंग, खाट 
4. चपटी सतह, समतल हमवार 5. वनस्थली, जंगल 


८६ 


६८१ ) 


6. (छन्द० में) संभावित भेदों समेत छन्द की हुस्व 
तथा दीर्घ मात्राओं की झोतिका तालिका । 

प्रस्ताव: [ प्रय-स्तु+घञा ] 1. आरंभ, शुरू 2. आमुख 
3. उल्लेख, संकेत, संदर्भ--नाममात्रप्रस्ताव:--श ० 
७ 4. अवसर, मौका, समय, ऋतु, उपयुक्तकार 
"त्वराप्रस्तावो$यं न खलु परिहासस्य समय:--भा० 
९1४४, शिष्याय बुहतां पत्युः प्रस्तावमदिशद्दृशा 
--शि० २८ 5. प्रवचन का प्रयोजन, विषय, शीर्षक 
6. नाटक की प्रस्तावना--दे० 'प्रस्तावना' नीचे । सम ० 
यज्ञः ऐसा वार्तालाप जिसमें प्रत्येक अन्तर्वादी 
भाग ले। 


प्रस्तावना [ प्र+स्तु|-णिच्‌ --युच्‌-+टाप्‌ू ] 1. प्रशंसित 
या उल्लिखित होने का कारण बनता, प्रशंसा,सराहना 
2. शुरू, आरंभ-आर्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः 
महावी ०-१५४ 3. परिचय, भूमिका, आमुख-प्रस्ता- 
वना इयं कपटनाटकस्य-मा० २ 4, नाटक के 
आरंभ में सुत्रधार तथा किसी एक पात्र के बीच में 
हुआ परिचयात्मक वार्तालाप (इसमें नाटककार तथा 
उसकी योग्यता का परिचय देकर श्रोताओं के सम्मुख 
नाटक की घटनाओं को रक्खा जाता हे) परिभाषा के 
लिए दे० 'आमुख' । 

प्रस्तावित (वि०) [ प्र--स्तु--णिच्‌--क्त ] 1. आरंभ 
किया हुआ, शुरू किया हुआ 2. उल्लिखित, इङ्गित 
-~मा० ३।३। 


प्रस्तिरः [=प्रस्तरः नि० इत्वम्‌] पर्णंशय्या, पुष्पशय्या । 

प्रस्तोत,-म (वि०) [प्र--स्त्ये--क्त, संप्र०, पक्षे तस्य 
मः] 1. कोलाहल करने वाला, शब्दायमान 2. भीड- 
भड़्क्का, झुण्ड बनाते हुए । 

प्रस्तुत (भू० क० कु०) [प्र‡-स्तु--क्त] 1. जिसकी 
प्रशंसा की गई हो, या स्तुति की गई हो 2. आरंभ 
किया हुआ, शुरू किया हुआ 3. निष्पन्न, कृत, कार्या- 
न्वित 4. घटित 5. उपागत 6. प्रस्तुत किया गया, 
उद्घोषित, विचाराधीन या विचारणीय (दे० प्रपूर्वक 
स्तु), तम्‌ 1. उपस्थित विषय, विचाराधीन विषय 
--अधुना प्रस्तुतमनुखियताम्‌ 2. (अलं० शा०) 
विचार के विषय की रूपरेखा बनाना, उपमेय, दे० 
प्रकृत’; अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सँव प्रस्तुताश्रया 
--काव्य० १० । सम०-अङक्कुरः एक अलंकार जिसमें 
श्रोता के मन में निहित किसी बात को प्रकाशित 
करने के लिए संचारी परिस्थिति का उल्लेख किया 
जाता हैं, दे० चन्द्रा० ५६४, और कुव० (प्रस्तुतांकुर 
के नीचे) । 

प्रस्थ (वि०) [प्रञ-स्थाञ-क] 1. जाने वाला, दर्शन करने 
वाला, पालन करने वाला---यथा 'वानप्रस्थ' में 
2.यात्रा पर जाने वाला 3.फैलाने वाला, विस्तार करने 


( ६८२ ) 


वाला 4. दृढ़, स्थिर,-स्थः,---स्यम्‌ 1. समतलभूमि, 
चौरस मेदान, जैसा कि ओषधिप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ में 
2. पर्वेत के शिखर पर समतल या चौरस भूमि,-प्रस्थ 
हिमादेमृंगनाभिगन्धि किचित्कवणत्किन्नरमध्युवास-कु० 
१1५४, मेघ० ५८ 3. पहाड़ का शिखर या चोटी 
जाशि० ४११ (यहाँ यह चौथे अर्थ को भी प्रकट 
करता है) 4. एक विशिष्ट माप जो ३२ पछों के 
बराबर होता हे 5. प्रस्थ के तोल के बराबर कोई 
वस्तु । सम०--पुष्प: तुलसी का एक भेद, दोना 
मरुआ । 

प्रस्थम्पच (विऽ) [प्रस्थ 4-पच्‌+-अच्‌, मुमागमः] प्रस्थमात्र 
पकाने वाला | 

तरस्थानम्‌ {प्रञ-स्थात-ल्युट्‌] 1. प्रयाण करना, कूच करना, 
बिदा, प्रगमन करना: --प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्थम्‌ 
~-श° ५।३, रघु० ४८८, मेघ० ४१, अमरु ३१ 
2. पहुँचना--कु० ६1६१ 3. कूच करना, किसी सेना 
का या आक्राम का कूच करना 4. प्रणाली, पद्धति 
5. मृत्यू, मरण 6. निकृष्ट श्रेणी का नाटक--दे० 
सा० द० २७६, ५४४ | 


अस्थापनम्‌ [प्र ]-स्था--णिच्‌ ~-ल्युट्‌, पुकागमः] 1. भेजना, 
तितर-बितर करना, प्रेषित करना 2. दूतावास में 
नियुक्ति 3. प्रमाणित करवा, प्रदर्शन करना 4. उप- 
योग करना, काम में लगाना 5. पशुओं का अपहरण । 

उस्थापित (भू० क० कृ०) [प्र--स्था--णिच्‌ +-क्त, 
पुकागमः] 1. भेजा गया, प्रेषित 2. स्थापित, सिद्ध । 

प्रस्थित (भू? क० कृ०) [प्र+स्थाञ-क्त] प्रयात, आगे 
बढ़ा हुआ, बिदा हुआ, विसजित, यात्रा पर गया हुआ 
(देऽ प्रपूर्वक 'स्था') । 

प्रस्थितिः (स्त्री) [प्रय-स्था+-क्तिन्‌] 1. चले जाना, 
बिदा होना 2. कूच करना, यात्रा । 

पस्नः [प्र +स्ना--क | स्नान-पात्र । 

रस्नवः [प्र-स्तु+-अप्‌] 1. उमड़ कर बहना, बह निक- 
छना, नि:ख्रवण--उत्तर० ६।२२ 2. (दूध की) धार 
या प्रवाह--रघु० १।८४। 

उह्नुत (भू० क० कृ०) {[प्र+-स्नु+-क्त] झरता हुआ, 
रिसता हुआ, बहकर निकलता हुआ । सम०--स्तनी 
वह स्त्री जिसकी छाती से (मातृस्नेहातिरेक के कारण) 
दुध टपकता है-उत्तर० ३। 

स्नुषा [प्रा० स०] पौत्रबधू । 

प्रस्पन्दनम्‌ [प्र --स्पन्द्‌ +ल्युट्‌] धड़कन, 
कंपकंपी । 

प्रस्फुर (वि०) [प्रस स्फुट +क] 2. खिला हुआ, विकसित, 
(फूल आदि) फूला हुआ 2. उद्धोषित, प्रकाशित, 
(रिपोर्ट आदि) फैलाई हई 3. सरल, साफ, प्रकट, 
स्पष्ट । 


थरथराहट, 


प्रस्फुरित (भू क० कृ०) [प्र+-स्फुर्‌+-क्त] ठिठुरता 
हुआ, कांपता हुआ, थरथराता हुआ, कम्पायमान । 

प्रस्फोटनम्‌ [प्र+-स्फुट्‌ +ल्युट्‌] 1. फूट निकलना, खिलना, 
मुकुलित.होना 2. स्पष्ट या साफ करना, खोलना, प्रकट 
करना 3. टुकड़े-टूकड़े करना 4. खिलाना, विकसित 
करना 5. अनाज फटकना 6. छाज 7. छेतना, पीटना । 

प्र्रंसिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [प्र+-स्रंस्‌/-णिनि] समय 
से पूर्व गिर जाने वाला (गर्भ), कच्चा गिरना । 

प्रस्वः [प्रम खु उ-अप्‌] 1. बूँद-बूँद गिरना, टपकना, बहना 
रिसना 2. बहाव, धारा 3. औड़ी या स्तन से टपकने 
वाला दूष--प्रस्रवेण (पाठान्तर 'प्रश्रवेन') अभिवर्षन्तो 
वत्सालोकप्रवतिना-रघु० १।८४ 4. मूत्र,--वा:-(व० 
व०) उमड़ते हुंए आँसू । 

प्रत्रवणम्‌ [प्र न-स्रु कात्‌ -ल्युट] 1. बह निकलना, उमड़ना, 
टपकना, झरना, बूंद बूंद गिरना 2. स्तव या औडी से 
दूध बहना- (वृक्षकान्‌) घटस्तनप्रस्नवणेव्यंवर्धयत्‌-कु ० 
५।१४ 3. जलप्रपात, प्रपातिका, निर्झर 4. झरना, 
फौवारा-समाचिताः प्रस्रवणैः समन्तत:-ऋतु ० २1१३ 
मनु० ८२४८ याज्ञ० १1१५९ 5. नाली, टोंटी 
6. पहाड़ी सरिताओं से बना पोखर, पल्वळ 7. स्वेद, 
पसीना 8. मूत्रोत्सर्ग,--णः एक पहाड़ का नाम--जन- 
स्थानमध्यगो गिरिः प्रज्नवणो नाम - उत्तर० १। 

प्रश्नाव: | प्र+खु |-घञ्न ] 1. बहाव, उमड़न, मूत्र । 

प्रत्त (भू० क० कू०) [प्र+-खु+क्त | उमड़ा हुआ, 
टपका हुआ, बूँद-बूँद कर गिरा हुआ, रिसा हुआ । 

प्रस्व (स्वा) नः [प्र+स्वन्‌-अप्‌, घडा वा ] ऊँची 
आवाज । 

प्रस्वापः [ प्र +स्वप्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. निद्रा 2. स्वप्न 3. निद्रा 
लाने वाला अस्त्र । 


प्रस्वापनम्‌ [ प्र--स्वष्‌---णिच्‌ --ल्युट्‌ ] 1. सुलाना, निद्रित 
करना 2. ऐसा अस्त्र जो आक्रान्त व्यक्ति को सुला दे 
“रघु० ७।६१। 

प्रस्विन्न (भू० क० कु०) [प्र--स्बिद्‌-]-क्त ] पसीना 
आया हुआ, पसीने से तर । 

प्रस्वेद: [ प्र--स्विद्‌ -घञ््‌ | बहुत अधिक पसीना । 

प्रस्वेदित (भू० क० कृ०) | प्र+स्विद्‌+णिच्‌-|-क्त | 
1. स्वेदाच्छन्न, पसीने से सराबोर, पसीना आया हुआ 
2. पसीना लाने वाला, गर्म । 

प्रहणनम्‌ | प्र+हन्‌ +ल्युट्‌ | यध, हत्या । 

प्रहत [ प्र + हन्‌ कत ] 1. घायल, वध किया हुआ, मारा 
हुआ 2. पीटा हुआ, (ढोल आदि) बजाना -स स्वयं 
प्रहतपुष्करः कृती-रधु० १९।१४, मेघ० ६४ 3. पीछे 
ढकेला हुआ, विजित, पराजित 4. फैलाया हुआ, फुलाया 
हुआ 5. सटा हुआ 6. (पगडंडी) घिसा-पिटा, गतानु- 
गतिक 7. निष्पन्न, विद्वान्‌ । 


( ६८३ ) 


प्रहरः [ प्र --हू--अप्‌ | दिन का आठवां भाग, प्रहर (तीन 
घंटे का समय) -प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि गामानये- 
त्यादिपदानि न प्रमाणम्‌-- तर्कं ० । 

प्रहरकः | प्रहर--कन्‌ | एक पहर । 

प्रहरणम्‌ | प्र+ह+ल्युट्‌ | 1. प्रहार करना, मारना 
> डालना, फेंकता 3. धावा करना, आक्रमण करना 
4. घायल करना 5. हटाना, बाहर निकालना 6. शस्त्र 
अस्त्र, -या (उर्वशी) सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य 
-विक्रम० १, रघु ० १३।७३ भग० १।९, मा० ८।९ 
7 संग्राम, युद्ध, लड़ाई 8. ढकी हुई पालकी या डोला । 

प्रहरणीयम्‌ | प्र+-हृ--अनीयर्‌ ] अस्त्र, शस्त्र । 

प्रहरिन्‌ (१०) | प्रहर-|-इनि ] 1. रखवाला 2. पहरेदार, 
घंटो बाला । 

प्रहतं (वि०) [ प्र+हृ--तृच्‌ | 1. प्रहार करने वाला, 
पीटने वाला, हमला करने वाला 2. लड़ने वाला, 
संयोधी, योद्धा 3. तीरंदाज, निशाने बाज, धनुर्धर । 

प्रहर्षः [ प्र+-हृष्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. अत्यधिक हषं, अत्यानन्द, 
उल्लास--गुरु प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि--रघु० ३।१७ 
2. लिङ्ग का खड़ा होना । 

प्रहर्षणम्‌ [ प्र+-हृष्‌+-ल्युट्‌ | उल्लसित करना, प्रहृष्ट 
करना, आनन्दित करना,--णः बुध ग्रह । 

प्रहषं (बि) णी [ प्र+-हृष्‌+-णिच्‌+ल्युट्‌+-ङीप्‌+-प्र 
दृष्‌ +णिच्‌ त-णिनित-डीष्‌ ] 1. हल्दी 2 एक 
छन्द का नाम, दे० परिशिष्ट । 

प्रहर्षुल; [ प्र+-हृष्‌ +-उलच्‌ ] बुध ग्रह । 

प्रहसनम्‌ [ प्र+-हस्‌ -ल्युट्‌ | 1. जोर की हँसी, अट्टहास, 
खिलखिलाकर हँसना 2. मजाक, ठिठोली, व्यंग्यौक्ति, 
उपहास--धिक्‌ प्रहसनम्‌ -उत्तर० ४ 3. व्यंग्यलेख, 
व्यंग्य 4. स्वांग, तमाशा, हँसी का सुखान्त नाटक 
नास? द० में दी गई परिभाषा- -भाणवत्सन्धिसध्यं- 
ङघलास्याङ्गा छुविनिर्मितम्‌, भवेतप्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां 
कविकल्पितम्‌ --५५३ तथा आगे, उदा० 'कन्दर्पकेलि' । 

प्रहसन्ती [प्र +-हस्‌ +-शतृ-+-डीप्‌] 1. एक प्रकार की चमेली, 
जुही, यूथिका, बासम्ती 2. एक बड़ी अंगीठी । 

प्रहसित ( भू० क० कृ० ) [ प्र+हस्‌+क्त ] हँसता 
हुआ,--तम्‌ हँसी, हास्य । 

प्रहस्तः | प्रतत: प्रसृतो हस्त: --प्रा० स० ] 1. खुला हाथ 
जिसकी अँगुलियाँ फैली हों, (थप्पड़) 2. रावण के 
एक सेनापति का नाम) । 

प्रहाणम्‌ [ प्र+-हा +ल्युट्‌ | त्यागना, छोड़ना, भूल जाना 
मनु ० ५।५८ । 

प्रहाणिः (स्त्री) [प्र+हा+नि, णत्वम्‌] 1. त्यागना 
2. कमी, अभाव । 

प्रहार; [प्र +-हञ-घञ्ग्‌] ।' वार करना, पीटना, चोट 
करना--याज्ञ० ३।२४८ 2. घायल करना, मार 


डालना 3. आघात, मुक्का, चोट, ठोकर, घौल--रघु ० 
७।४४, मुष्टिप्रहार, तलप्रहार आदि 5. ठोकर-- जैसा 
कि पादप्रहार: और छत्ताप्रहारः में 6. गोली मारना । 

प्रहारणम्‌ [प्र+-हू +-णिच्‌+-ल्यृट्‌] वाञ्छनीय उपहार । 

प्रहासः [प्र+हस्‌- घज्ण | 1. जोर की हँसी, अट्टहास 
2. मजाक, दिल्लगी, हंसी 3. व्यंग्योक्ति, व्यंग्य 
4. नर्तक, नट, पात्र 5. शिव 6. दर्शन, दिखावा 
~ वेणी० २।२८ 7. एक तीर्थ स्थान का नाम- तु ० 
प्रहास । 

प्रहासिन्‌ (पुं) [प्र+-हस्‌+णिच्‌--णिनि] विदूषक, 
मसख्रा । 

प्रहिः [प्र+-हिञ-क्विप्‌] कुआँ । 

प्रहित (भू० क० कृ०) [प्र--धा--क्त] 1. रक्खा हुआ, 
प्रस्तुत किया हुआ 2. बढ़ाया हुआ, फैलाया हुआ 
3. भेजा हुआ, प्रेषित, निदेशित-- विचारमागेप्रहितेन 
चेतसा--कु० ५।४२ 4, छोड़ा हुआ, निशाना लगाया 
हुआ (तीर आदि का) 5. नियुक्त किया गया 
6. समुचित, उपयुक्त, --तम्‌ चाट, चटनी । 

प्रहीण (भू० क० कृ०) [प्र+-हा--क्त, ईत्‌, तस्य नः, 
णत्वम्‌] छोड़ा गया, खाली किया गया, त्यागा गया, 

णम्‌ विनाश, निराकरण, घाटा । 

प्रहुतः, -- तम्‌ [प्र +-हु+-क्त] भूतयज्ञ, बलिवैश्यवदेव, दैनिक 
पाँच यज्ञों में एक, तु० मनु० ३।७४ । 

प्रहृत (भू० क० कृ०) [प्र+हू+-क्त] पीटा गया, आघात 
किया गया, चोट किया गया, घायल किया गया । 
तम्‌ मुक्का, प्रहार, चोट । 

प्रहृष्ट (भ्‌० क० कृ०) [प्र+-हृष्‌-क्त] 1. खुश, प्रसन्न, 
आनंदित, आह्वादित 2. पुलकित करना, रोमांचित 
करना (रोंगटे खड़े होना) । सम०- आत्मन्‌ -- चित्त, 
~ भनस्‌ (वि०) मन से खुश, हृदय से आनन्दित । 

प्रहृष्टकः [प्रहृष्ट-+-कन्‌] काक, कौवा | 

प्रहेलकः [प्र-|-हिल्‌--प्वुल] 1. एक प्रकार का सुहाल, 
मीठी रोटी 2. पहेली--दे० नी० प्रहेलिका” । 

प्रहेलळा [प्र+-हिल्‌+अ-+-टापू] मुक्त या अनियंत्रित 
व्यवहार, शिथिल आचरण, रंगरेली, विहार । 

प्रहेलिः (स्त्री०), प्रहेलिका [प्र+-हिल्‌+-इन्‌, प्रहेलि तकन्‌ 
¬-टाप्‌ | पहेली, बुझौवल, कूट प्रश्‍न, विदग्धमुख- 
मंडन में दी गई परिभाषा-- व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थ 
स्वरूपार्थस्य गोपनात्‌, यत्र बाह्यन्तरावर्थो कथ्यते सा 
प्रहेलिका । यह आर्थी और शाब्दी दो प्रकार की हूँ । 
तरुण्यालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः, गुरूणा 
सन्निधानेऽपि कः कूजति मुहुमहु: । (यहाँ पहेली का 
उत्तर हे - ईषदूनजलपूर्णकुभः) यह आर्थी का 
उदाहरण हँ । सदारिमध्यापि न वैरियक्ता नितान्त- 
रक्ताप्यसितेव नित्यं यथोक्तवादिन्यपि नैव दूती का 


प्रह्मत्त (भू० क० कृ०) [प्र+-ह्वाद्‌--क्त, हस्व:] खुश, 
प्रहा (ह्ला) दः [प्र+ह्लाद्‌+घञ्‌, रलयोरेक्यम्‌] 


प्रह्न (वि०) { प्र+-ह्वऽ-वन्‌, नि० साधुः ] 1. ढलूवाँ, 


( ६८४ ) 


नाम कान्तेति निवेदयाशु । (यहाँ पहेली का उत्तर हैं 
-“सारिका) यह शाब्दी का उदाहरण है। दण्डी ने 
सोलह प्रकार की पहेलियाँ बतलाई हैं--काव्या० 
३।९६-- १ २४ । 


आनंदित, प्रसन्न । 


1, अत्यधिक हष, प्रसन्नता, खुशी, आनन्द 2. शब्द, 
आवाज 3. हिरण्यकशिपु राक्षस के पुत्र का नाम 
(पद्मपुराण के अनुसार प्रह्लाद अपने पूर्व जन्म में 
ब्राह्मण था । जब उसने हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्म 
लिया तो भी उसकी विष्णु के प्रति अनन्यभक्ति बनी 
रही । उसका पिता यह नहीं चाहता था कि उसका 
अपना पुत्र ही उसके घोर शत्रु देवों का ऐसा पक्का 
भक्त बनें ! अतः उससे छुटकारा पाने के उद्देश्य से 
उसने अपने पुत्र प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएँ 
दीं । परन्तु विष्णु की कृपा से प्रह्लाद का कुछ नहीं 
बिगड़ा, उसने और भी अधिक उत्साह से इस बात का 
उपदेश करना आरम्भ कर दिया कि विष्णु सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है । हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश 
में प्रह्वाद से पूछा कि बता कि यदि विष्णु सर्वव्यापक 
है तो इस वृक्ष के स्तंभ में वह मुझे क्तो नहीं दिखाई 
देता ? इस पर प्रह्लाद ने स्तंभ पर मुक्के का आघात 
किया (दूसरे मतानुसार स्वयं हिरण्यकशिपु ने क्रोध में 
भरकर अपने पुत्र के विश्वास की मूखंता का उसे 
विश्वास दिलाने के लिए स्वयं स्तंभ कौ ठोकर मारी) 
फळतः विष्णु नरसिंह (अर्धं मनुष्य तथा अर्घ सिंह 
के रूप में प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु के टुकड़े टुकड़े | 
कर दिये । प्रह्लाद अपने पिता का उत्तराधिकारी बना 
और बुद्धिमत्ता पूर्वक, तथा न्यायपुर्यक राज्य किया) । | 
प्रह्ला (ह्ला) दन (वि०) [ प्र+-ह्वाद्‌ णिच्‌-ल्युट्‌, रल- 

यीरक्यम्‌ | आनन्द देने वाला, प्रसन्न करने वाला 
-“रघु० १३।४,--सम्‌ हषं या प्रसन्नता पैदा करना, 
आनन्द देना, खुश करना--यथा प्रह्वादनाच्चन्द्रः 
--रघु० ४।१२ । 


तिरछा, झुका हुआ शि० १२।५६ 2. झुकता हुआ, 
नीचे को झुका हुआ, विनम्र, विनीत एष प्रह्नोऽस्मि 
भगवन्‌ एषा विज्ञापना च नः-महाबी० १।४७, ६1३७ 


3. दीन, विनीत, सुशील, विनयी- प्रह्वेष्वनिर्वन्धरुषो 
हि सन्तः--रघु० १६।८० 4. अनुरक्त, भक्त, व्यस्त, 
आसक्त ! सम०--अङ्जलि (वि०) सम्मान के चिह्न 
स्वरूप दोनों हाथ जोड़ कर सिर झुकाए हुए । 
प्रह्मयति (ना० धा०--पर०) विनीत करना, वशवर्ती | 
बनाना । 


प्रह्वलिका (स्त्री०) दे० प्रहेलिका । 

प्रह्वायः [ प्र-- हे घत | बुळावा, आमंत्रण, निमंत्रण । 

प्राशु (वि०) | प्रकृष्टा अंशवो यस्य-प्रा० ब० ] 1. ऊँचा, 
लंबा, कददांवर, ऊंचे कद का (मनुष्य) -शालप्रांशुमंहा- 
भुज:-7रघु० १।१३, १५।१९ 2. लंबा, बढ़ाया हुअर 
जार? २।१५,--शुः लंबा मनुष्य, बड़े क़द का 
आदमी-प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः 
णारघु० १।३। 

प्राक्‌ (अव्य०) [प्राचि सप्तम्यर्थे असिः तस्य लुक] 
1. पहले (अपा० के साथ)- सकलानि निमित्तानि 
प्राकप्रभातात्ततो मम--भट्टि० ८1१०, ६, प्राक्‌ सृष्टेः 
केवलात्मने--कु० रा, रघु० १४।७८, श० ५1२१ 
2. सबसे पहले, पहले ही-प्रमन्यवः प्रायपि कोशलेन्द्रे 
--रघु० ७।३४ 3. पहले, पूर्व, पुर्व अंश में (पुस्तक 
के) -इति प्रागेव निदिष्टम्‌--मनु० १।७१ 4. पूर्व में, 
से पूर्ब दिशा में--ग्रामात्माक्‌ पर्वत: 5. सामने 6. जहाँ 
तक हो वहाँ तक, पर्यंत, तक--प्राक्‌ कडारात्‌ । 


प्राकट्यम्‌ [ प्रकट+-ष्यञ्‌ ] प्रकट करना, प्रकाशित 
करना, कुख्याति । 

प्राकरणिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [प्रकरण--ठक्‌ ] 
विचारणीय विषय से संबंध रखने वाला, प्रस्तुत विषय 
(अळंकार शास्त्रियों द्वारा प्रायः 'उपमेय के अर्थ 
में प्रयुक्त हआ है) से संबद्ध,-अप्राकरणिकस्याभिधानन 
प्राक रणिकस्याक्षेपोऽप्रस्तुतप्रशंसा-काव्य० १० । 

प्राकषिक (वि०) (स्त्री०-- की) [ प्रक्ष +-ठक्‌ ] श्रेष्ठतर 
या अधिक अच्छा समझा जाने का अधिकारी । 

प्राकषिकः [ प्र+-आ--कष्‌ +-इकन्‌ ] 1. लौडा, गांडू 
2. दूसरे की स्त्री से अपनी जीविका चलाने वाला । 

प्राकाम्यम्‌ [ प्रकाम+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. इच्छा की स्वतंत्रता 
~-आकाम्यं ते विभूतिषु कु० २1११ 2. स्वेच्छा- 
चारिता 3. अनिवार्य संकल्प, शिव की आठ प्रकार 
की सिद्धियों में से एक (जिसकी प्राप्ति से सब 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं) दे० 'सिद्धि'। 

प्राकृत (वि०) (स्त्रीऽ-ता,-ती) [प्रक्कति--अण्‌ ] 
1. मौलिक, नैसगिक, अपरिवतित, अविकृत-स्याताम- 
मित्रो मित्रे च सहजप्राक्ृतावपि-शि० २1३६, (इस 
पर देखो मल्लि०) 2. प्रचलित, सामान्य, साधारण 
3. असंस्कृत, गंवार, असभ्य, अशिक्षित-- प्राकृत इव 
परिभूषमानमात्मानं न रुणत्सि--का० १४६, भग० 
१८।२४ 3. नगण्य, महत्त्वहीन, तुच्छ-मुद्रा० १, 
4. प्रकृति से उत्पन्न-- प्राकृतो रूयः प्रक्कति में ही 
पुनः लीन होना? 5. प्रान्तीय, देहाती (बोली), दे० 
नी०,--तः ओछा मनुष्य, साधारण व्यक्ति, देहाती 
पुरुष,--तम्‌ एक देहाती या प्रान्तीय बोली जो संस्कृत 
से व्युत्पन्न तथा उससे मिरूती-जुलती है -- प्रकृति: 


( ६८५ ) 


संस्कृत तत्र भवं तत आगतं च प्राकृतम्‌--हेम० 
(इनमें बहुत सी बोळियाँ संस्कृत नाटकों में निम्न 
श्रेणी के पात्रों या स्त्री पात्रों द्वारा बोली जाती हैं) 
तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः--काव्या० 


१३३, ३४, ३५ त्वमप्यस्मादुशजनयोग्ये प्राकृतमार्गे ! 


प्रवृत्तोःसि--विद्ध« १। सम०--अरिः नेसगिक शत्रु 
अर्थात्‌ पडौसी देश क्रा शासक दे०, शि० २।२६ पर 
मल्लि०,--उदासीनः नैसगिक तटस्थ अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नेसमिक मित्र राज्य के परे है,--ज्वरः 
सामान्य या साधारण बुखार,--प्रलयः विश्व का पूर्ण 
विघटन,--सित्रम्‌ नैसगिक मित्र अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नैसगिक शत्रु राज्य से मिला हुआ है 
(अथवा जिसका देश उस देश से पृथक्‌ हे जिसके साथ 
मित्रता का संबंध डो चुका हँ) । 

प्राकृतिक (वि०) (स्त्री०-को) [| प्रकृति+-ठञा ] 
1. नैसर्गिक, प्रकृति से व्युत्पन्न--महावी० ७1३९ 
2. भ्रान्तिजनक, भ्रमोत्पादक । 

प्राक्तन (वि०) (स्त्री०--नी) | प्राच--ट्यु, तुडागमः ] 
1. पहला, पूर्व का, पिछला--प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः 
"ण्कु० ११३० 2. पुराना, प्राचीन, पहले का 3. पूर्व- 
जन्म से संबद्ध, या पूर्वजन्म में किये हुए कार्य 
-संस्काराः प्राक्तना इव--रघु० १।२०, कु० ६१० | 

प्राखर्यम्‌ { प्रखर-+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. पैनापन 2. तीक्ष्णता 
3. दुष्टता । 

प्रागल्भ्यम्‌ [प्रगल्भ ‡-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. साहस, भरोसा--निःसाध्व- 
सत्वं प्रागल्भ्यम्‌ --सा० द० 2. धमंड, अहंकार, 
3. प्रवीणता, कुशलता 4. विकास, बडप्पन, परिपक्वता 
--बुद्धिप्रागल्म्य, तमः प्रागलम्य आदि 5. प्रकटीकरण, 
प्रतीति-अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये 
--काव्य० १० जो प्रतीत हुआ' 6. वाक्पटुता 
~-प्रागलम्यहीनस्प नरस्य विद्या शस्त्रं यथा कापुरुषस्य 


हस्ते (यहाँ “प्रागल्भ्य' का अर्थ 'साहस' भी है)-मा० | 


३।११ 7. धूमधाम, मर्यादा 8. घृष्ठता, ढिठाई । 
प्रागारः | प्रकृष्टः आगारः--प्रा० स० ] घर, भवन । 
प्राग्रम्‌ [ प्रा० स० ] उच्चतम बिन्दु । सम०--सर (वि०) 

प्रथम, अग्रणी,--ह्र (वि०) मुख्य, प्रधान--रघु० 

१६।२३ । 
प्राग्राटः | प्राग्र त-अट्‌+-अच्‌ ] पतला जमा हुआ दूध । 
प्राग्य्‌ (वि०) [ प्राग्र‡-यत्‌ ] मुख्य, अग्रणी, उत्तम, 

अतिश्रेष्ठ । 
प्राघातः | प्रकृष्ट आधात:-प्रा० स० ] युद्ध, लड़ाई । 
प्राघारः [ प्र+-घृन-घञ्ञा ] टपकना, बूंद वृंद गिरना, 

रिसना । 
प्राघुणः, प्राघुणकः, प्राघुणिकः, } [ प्र+घुण्‌+-क, प्राघुण 
प्राघूर्णकः, प्राघूणिकः +कन्‌, प्राघुण--ठक्‌ प्र 


नऔजान+॑घूर्ण +प्वुल, प्राधूर्ण+-ठञ्‌ ] अतिथि, 
पाहुना, अभ्यागत, मेहमान-चिरापराघस्मृतिमांसलोपि 
रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव-भामि० २।६६, श्रवण- 
प्राघुणिकीकृता जनै: (कथा)--नै ० २।५६। 

प्राङ्गम्‌ | प्रकृष्टमगं यस्य--प्रा० ब०] एक प्रकार की 
ढोलक, पणव । 

प्राङ्गणं (नस्‌) [ प्रकर्षेण अंगनं गमनं यत्र-प्रा० ब० ] 
1. सहन, आंगन 2. (घर का) फर्श 3. एक प्रकार 
की ढोलक । 

पराच्‌, प्राञ्च्‌ (वि०) (स्त्री०-ची) [प्र+-अञ्च्‌1-क्विन्‌] 
1. सामने की ओर मुड़ा हुआ, सामने बिल्कुल आगे 
रहने वाला 2. पूवेदिशा संबधी, पुर्वं का 3. प्राथमिक, 
पहला, पूर्वकाल का (पुर ब० व०) 1. पूर्वदेश के 
लोग 2. पूर्वीय क्याकरण । सम०- अग्र (वि०) 
(प्रागग्र) पूर्वदिशा की ओर दृष्टि फेरे हुए, अभावः 
(प्रागभावः) पिछला, सत्ता का अभाव, किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के पूर्व का अनस्तित्व, उत्पत्ति से पूर्व की 
अवस्था, अभिहित (वि०) (प्रागभिहित) पूर्वोक्त, 
--अदस्था (प्रागवस्था) पहली दशा,--न तहि प्राग- 
वस्थायाः परिहीयसे--मा० ४, 'पहली अवस्था की 
अपेक्षा कमी पर नहीं हो/--आयत (वि०) (प्रागा- 
यत) पूर्वदिशा की ओर बढ़ा हुआ,-जिक्तिः (प्त्री ०) 
(प्रागुक्ति:) पूर्वकथित,---उत्तर (व०) {प्रागृत्तर} 
पूर्वोत्तर का,--उदीची (स्त्री) (प्रागुदीची) पूर्वोत्तर 
दिशा,--कर्मन्‌ (नपुं) (प्राक्कर्मन्‌) पूर्वजन्म मे किया 
हुआ कार्य,-कालः (प्राककालः) पहला युग, -- कालीन 
(वि०) (प्राक्कालीन) पूर्वकाल से संबंध रखने 
वाला, पुराना, प्राचीन,--कूलू (वि०) (प्राक्कूल) 
जिसकी नोक पूर्वदिशा की ओर मुड़ी हुई हो (कुश- 
ग्रास) मनु० २।७५,--क्ृतम्‌ {प्राक्कृतम्‌ ) पूवंजन्म 
में किया गया कार्य, चरणा (प्राक्चरणा) स्त्री की 
जननेन्द्रिय, योनि,-चिरम्‌ (अव्य०) (प्राक्चिरम्‌) 
समय रहते, देर न करके, जन्मन्‌ (नपुं) (प्राग्ज- 
स्मन्‌), -जातिः (स्त्री) (प्राग्जातिः) पूर्वजन्म 
ज्योतिषः (प्राग्ज्योतिषः) 1. एक देश का नाम, 
कामरूप देश का नामांतर 2. (ब० व०) इस देश 
के रहने वाले लोग, (बभू) एक नगर का नाम, 
“ज्येष्ठः विष्णु का विशेषण, दक्षिण (वि०) (प्रा- 
ग्दक्षिण) दक्षिणपूर्वी, देशः (प्राग्देश:9 पूर्वदिशा का 
देश,--द्वार,-द्वारिक (वि०) (प्राद्धार, प्रारद्वारिक) 
जिसका दरवाज़ा पूर्वदिशा की ओर हो, -न्यायः 
(प्राङ्‌ न्यायः) पहली जांचपड़ताल का तके, पहले से 
ही निर्णीत मुकदमा--आचारेणावसन्नो5पि पुनळेखयते 
यदि, सोऽभिषेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते 
1. -प्रहारः (प्राक्प्रहारः) पहला मुक्का, फलः 


( ६८६ ) 


(प्राकूफल:) कटहल का पेड़,--फ (फा)ल्गुनी (प्राकफ 
(फा)ल्गुती) ग्यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वाफाल्गुनी, “भवः 
1. बृहस्पतिग्रह 2' बृहस्पति का नाम,--फाल्गुनः, 
_ फाल्गुनेयः (प्राकफाल्गुनः, प्राकफाल्युनेय:) बृह- 
स्पतिग्रह, भक्तम्‌ (प्राग्भक्तम्‌) भोजन से पुवे 
औषधिसेवन -- भागः (प्राग्भागः) 1. सामने का भाग 
2. अगला भाग,--भारः (प्राग्भारः) 1. पहाड़ का 
शिखर या चोटी--मा० ९1१५ 2. सामने का भाग, 
(किसी चीजका) अगला भाग या किनारा - क्रन्द- 
त्फेरवचण्डडात्कृतिभृतप्राग्मारभीमेस्तटे:---मा० ९1१५ 
3. बडा परिमाण, देर, समुच्चय, बाढ़-भर्तृं० ३1१२९, 
मा० ५।२९,-भावः (प्राग्भावः) 1. पूर्वजन्म 2. श्रेष्ठता, 
उत्तमता,--मुख (वि०) (प्राङ्मुख) 1. पूर्वं की ओर 
को मृड़ा हुआ. कु० ७।१३, मनु० २।५१, ८।८७, 
2. झुका हुआ, कामना करता हुआ, इच्छुक,--बंशः 
(प्राग्वंशः) 1. यज्ञशाला जिसके स्तंभ पूर्वं की ओर 
मुडे हुए हों---रघु० १६।६१ (प्राचीनस्थूणो यज्ञशाला- 
विशेष: -  मल्लि०, परन्तु कुछ लोगों के मतानुसार 
इस का अर्थ है बह कक्ष जहाँ यजमान का परिवार 
और मित्र इकट् रहते हों') 2. पहला बंश या पीढ़ी, 
"वैत्तम्‌ऱ्ऱ्दे० प्राङ्‌ न्याय,-- वृत्तान्तः (प्राग्वत्तान्तः) 
पहली घटना,--शिरस्‌, -- श्िररा,-ज्ञिरस्कक (वि०) 
(प्राकूलिरस्‌ आदि) पूर्वदिशा की ओर सिर मोडे हुए, 
--सॅन्ध्या ( प्राकूसंध्या) प्रातःकालीन संध्या,--सेवनम्‌ 
(प्राकूसेवनम्‌ ) प्रातःकालीन जलतर्पण या यज्ञ, 
“लॉतस (वि०) (प्राक्ोतस्‌) पूर्व की ओर 
बहने वाळा ! 

प्राचण्डधभ्‌ | अचण्ड--प्यव्य | 1. उत्कटता, उग्रता, 
2. भीषणता, विकराल दृष्टि-मा० ३।१७। 

प्राचिका | प्र-]-अञ्च्‌ {- वकुन्‌ +-टाष्‌, इत्वम्‌ ] 1. मच्छर 
डांस की जाति की एक जंगली मक्खी । 

प्राची [ प्र+-अञ्च्‌ +- क्विन्‌ +-ङीप्‌ ] पूर्व दिशा, तन- 
यमचिरात्‌ प्राचीवार्क प्रसूय च पावनम्‌--श० ४।१८। 
सम०-- पतिः इन्द्र का विशेषण, --मूलम्‌ पूर्वी क्षितिज 
7 श्राचौमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमाशोः 
--मेघ० ८९। 

प्राचीन (वि०) [ प्राचू--ख ] 1. सामने की ओर या पूर्व 
दिशा की ओर मुड़ा हुआ, पूर्वी, पुरवेया, पूर्वाभिमुखी 
2. पहला पूर्वकाल का, पूर्वोक्त 3. पुराना, पुरातन, 
“एन, >सम्‌ वाड, दीवार। सम०--अग्र (वि०) 
दे» प्रागग्र,- आवीतम्‌ यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो दाहिने 
कंधे के ऊपर से तथा बाई भुजा के नीचे से पहना 
हुआ हो जैसा कि श्राद्ध के अवसर पर), --भआवीतिन्‌, 
~ उपबीत्‌ (वि०) जनेऊ को दायें कंधे के ऊपर से 
तथा बाई भुजा के नीचे से पहनने वाला--मनु० 


२।६३,- कल्पः पहला कल्प,---गाथा पुरानी कहानी, 
--तिलकः चन्द्रमा, पनसः बेल का वृक्ष,--बहिस्‌ 
(पुं) इन्द्र का विशेषण,-- मतम्‌ पुरानी सम्मति । 

प्राचीरम्‌ | प्र--आ-:- चि+कन्‌, दीर्घः ] घेरा, बाड़, 
दीवार । 

प्राचुर्यम्‌ [प्रचुर+-ष्यञ्ञ्‌] 1. बहुतायत, पर्याप्तता, बहुलता 
2. समुच्चय । 

प्राचेतसः [ प्रचेतसः अपत्यम्‌ -प्रचेतस्‌--अण्‌ ] 1. मनु का 
पैतृक नाम 2. दक्ष का कुलसूचक नास 3. वाल्मीकि 
का गोत्रीय नाम ! 

प्राच्य (वि०) [ प्राचि भवः यत्‌ ]1. सामने से स्थित 
या विद्यमान 2. पुर्व दिशा में रहने वाला, पुरवँया, 
पूर्वाभिमुखी 3. प्राथमिक पुवेवर्ती, पहला 4. प्राचीन, 
पुराना-- (ब० व०-च्याः) 1. पूर्वी देश, सरस्वती 
के दक्षिण में या पूर्व में स्थित देश 2. इस देश के 
निवासी । सम०--भाषा पूर्वी बोली, भारत के पूर्व 
में बोली जाने वाली भाषा । 


प्राच्यक (वि०) [ प्राच्य--कन्‌ ] पुर्वी, पुरवैया, पूर्वा- 
भिमुखी । 

प्राछू (वि०) [ प्रच्छ्‌+-क्विप्‌, नि० दीर्घः ] (कर्तु०, ए० 
व०-प्राट्‌ भाड) पूछने वाला, पूछताछ करने वाला, 
प्रश्‍न करने वाला, जैसा कि 'शब्द प्राट्‌' में। सम० 
-“बिवाकः (प्राड्विवाक) न्यावाधीश, कचहरी या 
अदालत में प्रधान पद पर अधिष्ठित अधिकारी 
“मनतु० ८७९, १८१, ९२३४। 

प्राजकः | प्र--अजू--णिच्‌--ण्वुल्‌ ] सारथि, चालक, 
रथवान्‌ मनु० ८२९३ । 

प्राजनः-नम्‌ | प्रन-अजू--ल्युट्‌ ] हंटर, चाबुक, अंकुश 
“ व्यक्तप्राजनरस्मिरङ्किततनुः पार्थीङ्कुतेर्माग्णंः 
>वेणी० ५1१० | 

प्राजापत्य (वि०) [ प्रजापति-|-यक ] प्रजापति से संबंध 
रखने वाला या जो प्रजापति के लिए पुण्यप्रद हो,--त्यः 
हिन्दू घर्मशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के विवाहों 
में से एक जिसमें लड़की का पिता वर से बिना किसी 
प्रकार का उपहार लिए केवळ इस लिए कन्यादान 
करता हे जिससे वह सानन्द, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
साथ २ रहकर दाम्पत्य जीवन बिताएँ-- सहोभौ 
चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च, कन्याप्रदानमम्यच्यं 
प्राजापत्यो विधिः स्मृतः--मनु० ३।३०, या, इत्यू- 
क्त्वाचरतां धर्म सह या दीयतेऽथिने, स कायः 
(अर्थात्‌-प्राजापत्यः) पावयेत्तज्जः षट्‌ षड्‌ वंदयान्स- 
हात्मना--याज्ञ० १।६० 2. गंगा और यमुना का 
संगम, प्रयाग,--त्यम्‌ 1. एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्र- 
हीन पिता अपनी लड़की के पुत्र को अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत करने से पूर्व करता है 2. सर्जनास्मक 


( ६८७ ) 


ऊर्जा या शक्ति,--त्या संन्यासी बनने से पूर्व अपनी 
सारी संपत्ति को दान कर देना 1 

प्राजिकः | प्र -अज्‌--ठञ्य_ | बाज, पक्षी, स्येन । 

प्राजितू, प्राजिन्‌ (पुं०) [ प्र+-अज्‌ +-तुच्‌, प्र}-अज्‌ 
-"णिनि | सारथि, चालक, रथवान्‌--शि० १८७ । 

प्राजेशम्‌ | प्रजेशो देवताउस्य-प्रजेश--अण्‌ | रोहिणी नक्षत्र । 

प्राज्ञ (वि०) (स्त्री०-ज्ञा, ज्ञी) [ प्रकर्षेण जानाति इति 
>प्र्न-शार्न-क-प्रज्ञ, ततः स्वार्थे-अण्‌ ] 1. मनीषी 
2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, चतुर- किमुच्यते प्राज्ञः खलु 
कुमारः - -उत्तर० ४,--ज्ञः 1. बृद्धिमान्‌ पुरुष - तेभ्यः 
प्राज्ञा न बिभ्यति --वेणी० २।१४, भग० १७।१४ 
2. एक प्रकार का तोता,--ज्ञा 1. बुद्धि, समझ 2. चतुर 
या समझदार स्त्री, -ज्ञी 1. चतुर या विदुषी स्त्री 
2. विद्वात्‌ पुरुष को पत्ती 3. सूर्य की पत्नी का नाम । 

प्राज्व (वि०) [प्र +-अज्‌ --ण्प्रत्‌] 1. प्रचुर, पर्याप्त, बहुल 
अधिक, बहुत--तव भवतु विडौजा: प्राज्यवृष्टिः 
प्रजासु--श० ७1३४, रघु० १३।६२, शि० १४२५ 
2. बड़ा, विशाळ, महत्त्वपूर्ण--प्राज्यविक्रमा:--कु० 
2१८, अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
_मेभः9 र्‌ । 

प्राञजल(वि०) [प्र +-अञ्ज्‌+-अलच्‌ ] निश्छल, स्पष्टवक्ता, 
खरा, ईमानदार, निष्कपट । 

प्राञ्जलि (वि०) [प्रबद्धा अञ्जलि येन-प्रा० ब०]विनम्रता 
और सम्मान के चिह्नस्वरूप जिसने अपने हाथ जोड़े 
हुए है । 

प्राज्जलिक, प्राञ्जलिन्‌ (वि०) [प्रांजलि--कन्‌, इनि वा] 
दे० 'प्रांजलि' 

प्राणः [ प्रस-अन्‌--अचू, घडा वा] 1. सांस, श्वास 
2. जीवन का सांस, जीवनशक्ति, जीवन, जीवनदायी 
वायु, जीवन का मूलठत्त्व (इस अर्थ में प्रायः ब० व०, 
क्योंकि प्राण गिनतो में पाँच हैँ--प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान) --प्राणेरुपक्रोशमलीमसंर्वा--रध्‌ ० 
२।५३, १२।५४ 3. जीवन के पाँच प्राणों में से पहला 
(जिसका स्थान फेफड़े हँ) भग० ४२० 4. वायु 

दर खींचा हुआ साँस 5. ऊर्जा, बल, सामर्थ्ये 

शक्ति, जेसा कि प्राणसार' में 6. जीव या आत्मा 
(विप० शरीर) 7. परमात्मा 8. ज्ञानेन्द्रिया--मनु० 
४१४० 9. प्राणों के समान आवश्यक या प्रिय, प्रिय 
व्यक्ति या पदार्थ-कोश-कोश: कोशवतः प्राणाः प्राणाः 
प्राणा न भूपते:--हि० २1९२, अर्थपतेविमदेको बहिः 
श्चराः प्राणाः:--दश० 10. कविता का सत्‌, काव्य- 
मयी प्रतिभा, स्फूति 11. महत्त्वाकांक्षा, श्वासग्रहण 
“जैसा कि महाप्राण और अल्पप्राण में 12 पाचन 
13. समय का मापक सांस 14. लोबान, गोंद । सम० 
अतिपातः जी वित प्राणी का वघ, जान लेना, 


~¬ अत्ययः जीवन की हानि,--अधिक ( वि० ) 
1. प्राणों से भी प्रिय, 2. सामर्थ्यं और बल में श्रेष्ठ 
अधिनाथः पति,--अधिपः आत्मा,--अन्तः मृत्य 
अन्तिक (वि०) 1. घातक, नश्वरः 2. जीवन भर 
रहने वाला, जीवन के साथ ही समाप्त होने वाला 
3. फांसी का दण्ड (कम्‌) वघ,-अपहारिन्‌ (वि०) 
घातक, प्राणनाञ्क,- अयनम्‌ ज्ञानेन्द्रिय,--आघातः 
जीवन का नाश, जीवित प्राणी का वघ--भतुं ० ३६३, 
¬ आचार्यः राजा का वैद्य,--आद (वि०) घातक, 
नरवर, प्राणघातक,-आबाधः जीवन को क्षति,-आायामः 
देवगुणों का मानस-पोठ करते हुए साँस रोकना,-ईशः, 
ईश्वरः प्रेमी, पति--अमरु ६७, भामि० २।५७ 
= ईशा, ईइबरी पत्नी, प्रिया, गृहस्वामिनी,--उत्क्र- 
मणम्‌--उत्सर्गः आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ देना, 
मृत्यु,--उपाहारः भोजन, - कृच्छम्‌ जीवन का खतरा, 
प्राणों को भय,--घातक (वि०) जीवन का नाश 
करने वाला,-घ्न (वि०) घातक, जीवन-नाशक,--छेद: 
वघ, हत्या, --त्यागः 1. आत्महत्या 2. मृत्यु,-दम्‌ 
1. पानी 2. रुधिर,-दक्षिणा प्राणों की भेंट,--दण्ड' 
फाँसी का दण्ड,--दयितः पति,-दानम्‌ प्राणों की भेंट, 
किसी की जान बचाना,--द्रोहः किसी की जान पर 
आक्रमण,--धारः जीवित प्राणी, --धारणम्‌ 1. भरण- 
पोषण, जीवन का सहारा 2. जीवनशक्ति,--नाथः 
1. प्रेमी, पति 2. यम का विशेषण,--निग्रहः साँस 
रोकना, श्‍वासावरोध,--वतिः 1. प्रेमी, पति 2. आत्मा, 
--परिक्रय: जान जोखिम में डालना,--परिग्रहः जीवन- 
धारण करना, जीवन या अस्तित्व रखना,--प्रद (वि०) 
जीवन देने वाळा, जीवन बचाने वाला, --प्रयाणम्‌ 
प्राणों का चला जाना, मृत्यु,--प्रियः “प्राणों के समान 
प्यारा” प्रेमी, पति, भक्ष (वि०) वायुपक्षी,--भा- 
स्वत्‌ (पुं ) समुद्र,--भृत्‌ (पृं०) प्राणवारी जन्तु 
अन्तगतं प्राणभृतां हि वेद--रघु० २।४३,-मोक्ष- 
णम्‌ 1. प्राणों का चला जाना, मृत्यु 2. आत्महत्या 
यात्रा जीवन का सहारा, भरण-पोषण, जीविका 


—पिण्डपातमात्रप्राणयात्रां भगवतीम्‌ --मा० १-योनिः 
(स्त्री) जीवन का स्रोत,-रन्भ्रम्‌ 1. मुंह 2. नथना, 
रोधः 1. श्वासावरोध 2. जीवन को खतरा, 
-र्‍विनाशः,-विप्लवः जीवन की हानि मृत्यु, वियोग 
शरीर से आत्मा का बिच्छेद, मृत्यु,--ब्ययः प्राणों का 
उत्सर्ग, ~संयमः सांस का रोकना,-- संक्षयः, संकटम्‌ 
संदेहः जोवन को खतरा, जीवन को भय, मीषण 
खतरा,---सब्मन्‌ (नपुं०) शरीर,--सार(वि०) जीवन 
ही जिसका बल है, सामथ्यं से युक्त, बलवान्‌, बलिष्ठ 
-गिरिचर इव नागः प्राणसार (गात्रम्‌) बिभति 
शु० २।४,-हर (वि०) 1. प्राणघातक, जीवन का अप- 


( ६८८ ) 


हरण करने वाला, घातक--पुरो मम प्राणहरो भवि- ! प्रातस्तन (वि०) (स्त्री>--नी) [प्रातर्‌--ट्यु, तुट्‌ ] 


ष्यसि, गीत० ७ 2. फांसी,--हारक (वि०) घातक 
(कम्‌) भयंकर विष । 

प्राणकः | प्राण -के--क | 1. जीवित प्राणी, जीवघारी 
जन्तु 2. लोवान । 

प्राणथः [ प्रञ-अन्‌+-अथ | 1. वायु, हवा 2. तीर्थं स्थान 
3. प्राणधारियों का स्वामी । 

प्राणनः | प्रस अन्‌ -ल्युट्‌ | गला,--नम्‌ 1. श्वासप्रश्वास, 
सांस लेना 2. जीवन, जीवित रहना । 

प्राणन्तः | प्र+-अन्‌ --झ, अन्तादेशः | वायु, हवा । 


प्राणन्ती | प्राणन्त+-ङीष्‌ | 1. भूख 2. सुबकना 
3. हिचकी । 

प्राथाय्य (वि०) (स्त्री०--य्यी) [ प्र+-अन्‌ +-णिच्‌-- 
ष्यत्‌ | उचित, योग्य, उपयूक्त । 

्राणित (वि०) [ प्र+-अन्‌ +क्त ] जीवित, जीवधारी । 

प्राणिन्‌ (वि०) | प्राणन-इनि ] 1. साँस लेने वाला, जीने 
वाला, जीवित (पुं) जीवित या जीवधारी प्राणी, 
जीवित जंतु यथा-प्राणिनः प्राणवन्त:---श० १।१,मेघ० 
५ 2. मनुष्य । सम०-- अङ्कम्‌ किसी जन्तु का अंग, 
-“जातम प्राणीवर्ग,-- द्यूतम्‌ (मूर्गो की लड़ाई, मेढ़ों 
की लड़ाई ) तीतर बटेर आदि जन्तुओं को लड़ा कर 
जुआ खेलना,---पोडा जन्तुओं के प्रति कूरता,-- हिसा 
जीवन को क्षति, जीवित जन्तुओं को कष्ट देना, -- हिता 
जूता, बूट । 

प्राणीत्यम्‌ [ प्रणीत +-ष्यञ्ग्‌ ] ऋण । 

रातर्‌ (अव्य०) [ प्र+-अत्‌ +-अरन्‌ ] 1. तड़के, पौ फटने 
पर, प्रभात काल में 2. कल तड़के, अगले दिन सुबह, 
कल प्रातः काल 1 सम०--अह नः दिन का प्रारम्भिक 
काल, दोपहर पहले,--आशः प्रातःकालीन भोजन, 
कलेवा -अन्यथा प्रातराशाय कुर्याम त्वामलं वयम्‌ 
--भट्ठि ० ८९८,--आशिन्‌ (पुं) जिसने कलेवा कर 
छिया हू, या प्रातःकाल का भोजन कर लिया है, 
कर्मन्‌ (नपुं०) कार्यम्‌ कृत्यम्‌ (प्रात:कर्म 
~¬ आदि) प्रातःकालीन कर्म, -कालः (प्रातःकालः) 
प्रातः का समय, --गेयः चारण जिसका कतव्य किसी 
राजा या अन्य महापुरुष को उपयुक्त गान द्वारा प्रातः 
काल जगाना ह, --त्रिवर्गा (प्रातस्त्रिवर्गा) गंगा नदी, 
“दिनम्‌ दोपहर से पहले,--प्रहरः दिन का पहला पहर 
भोक्तु (पुं) कौवा,--भोजनम्‌ प्रातः काल का 
भोजन, कलेवा,--संघ्या (प्रातः संध्या) 1. प्रातः 
काऊ की संध्या या भजन, --समयः (प्रातः समयः) 
सवेरे का समय, प्रभानकांल,-सबः,--सबनम्‌ (प्रातः 
सवः-आदि) सोमयाग द्वारा प्रातःकालीन तर्पण, 
~ स्नानम्‌ (प्रातः स्नानम्‌) सवेरे ही नहाना,--होसः 
(प्रातहोमिः) प्रातःकाल का यज्ञ । 


प्रातःकाल से संबद्ध, सुबह का । 

प्रातस्तराम्‌ (अव्य०) [| प्रातर्‌+-तरप्‌+-आम्‌ ] सुबह 
बहुत सवेरे - प्रातस्तरां पतत्रिभ्यः प्रबुद्ध: प्रणमन्‌ रविम्‌ 
--भट्टिण ४।१४। 

प्रातस्त्य (वि०) [ प्रातर+त्यक ] सुबह का, प्रभात 
कालीन । 

प्रातिः (स्त्री०) [ प्र +अत्‌--इन्‌ ] 1. अंगूठे और तर्जनी 
के बीच का स्थान 2. भरना । 

प्रातिका [ प्र+-अत्‌+-ण्वृलू+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] जवा का 
पौधा । 

प्रातिकूलिक (वि०) (स्त्री० -को) [ प्रतिकूछ-ठक्‌ ] 
विरुद्ध, विरीधी, प्रतिकूल रहने बाला । 

प्रातिकूल्यम्‌ [ प्रतिक्रूल--ष्यडा, ] प्रतिकूलता, विरोध, 
शत्रुता, अननुकूलता, अमंत्रीपूर्णता । 

प्रातिजनीन (वि० ) (स्त्री की) [ प्रतिजन--खडा ] 
शत्रु का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त । 

प्रातिज्ञम्‌ [ प्रतिज्ञा --अणू ] विचाराधीन विषय । 

प्रातिदेवसिक (वि०) (स्त्री०- नी) [ प्रतिदिवस्‌+-ठक्‌ ] 
प्रतिदिन होने वाला । 

प्रातिपक्ष (वि०) (स्त्री०- क्षौ) [ प्रतिपक्षञ-अण्‌ ] 
1. विरुद्ध, प्रतिकूल 2. शत्रुतापूर्ण, शत्रु संबन्धी । 

प्रातिपक्ष्यम्‌ [ प्रतिपक्ष +-ष्यञ्ग्‌ | शत्रुता, विरोधिता । 

प्रातिपद (बि०) (स्त्री० --दी) [ प्रतिपदा--अण्‌ ] 
1. उपक्रम करने वाला 2. प्रतिपदा के दिन उत्पन्न, 
प्रतिपदा से संबद्ध । 

प्रातिपदिकः [ प्रतिपदा +-ठञा ] अग्नि,--कम्‌ नाम शब्द 
का परिपक्व रूप, विभक्ति चिह्न के जुड़ने से पूर्व 
संज्ञा शब्द-अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ---पा० 
१।२।४५्‌ 

प्रातिपौरुषिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रतिपुरुष {-ठक्‌ ] 
पौरुषेय मर्दानगी या पराक्रम से संबद्ध । 

प्रातिभ (वि०) (स्त्री०-मी) [ प्रतिभात-अण्‌ ] प्रतिभा 
या दिव्यता से संबंध रखने वाला,---भम्‌ प्रतिभा या 
विशद कल्पना । जमानत देने के लिए (प्रतिभू के रूप 

में) खड़ा होना । 

प्रातिभाव्यम्‌ | प्रतिभू+-ष्यञ्य्‌ ] जमानत या प्रतिभूति 
दोना, जामिनपना, किसी कर्जदार को (कचहरी सं) 
उपस्थित करने का उत्तरदायित्व होना (क्योंकि वह 
विश्वासपात्र हे तथा कर्ज का रुपया वापिस कर देगा) । 

प्रातिभासिक (वि०) (स्त्री०---की) | प्रतिभास~-ठक्‌ ] 
1. जो केवल दिखाई तो दे पर वस्तुतः हो उसका 
अभाव 3. वास्तविक 2. दिखाई सी देने वाली । 

प्रातिलोमिक (वि०) (स्त्री) -को) | प्रतिलोम -ठक्‌ ] 
लाभ के विरुद्ध, विरोधी, शत्रुतापूर्ण, असचिकर । 


( ६८९ ) 


प्रातिलोम्यम्‌ [ प्रतिलोम +-ष्यञ्ग्‌ ] 1. उलटापन, | 
या अतिकूल क्रप--मनु० १०1१३ 2. शत्रुता, विरोध, 
शत्रु जैसी भावना ! 

श्रातिवैशिकः, प्रातिवेश्मकः, प्रातिवेश्यकः [ प्रतिवेश --ठक्‌, 
प्रतिवेशम+-अण्‌ -- कनु, प्रतिवेश +-ष्यञ्ञ्‌ -- कन्‌ | 
पड़ौसी । 

प्रातिवेश्यः | प्रतिवेश नीष्यडा ] 1. सामान्यतः पड़ौसी 
2. बराबर के घर में रहने वाला पड़ौसी (निरंतर- 
गृहवासी --कुल्लू ० । 

श्रातिश्ञाख्यम्‌ | प्रतिशाख भवः--ञ्य ] व्याकरण का एक 
ग्रंथ जिसमें स्वरसंघि तथा अन्य वर्णपरिवर्तनों के 
नियमों का उल्लेख है जो कि वेद की किसी भी शाखा 
में वाये जाते हैं तथा जिसमें स्वराघात समेत उच्चारण 
की पद्धति बतलाई गई है (प्रातिशाख्य चार है--एक 
तो ऋग्वेद की शाकल शाखा का, दो यजुर्वेद की दोनों 
शाखाओं के लिए, तया एक अथववेद का) । 


आतिस्विक (वि०) (स्त्रो०--की) [ प्रतिस्व--उक्‌ ] 
विशिष्ट, असामान्य, अपना निजी । 

प्रातिहन्त्रम्‌ [ प्रतिहन्तृ --अग्‌ ] बदला, प्रतिशोध । 

प्रातिहारः, प्रातिहारकः, प्रातिहारिकः [ प्रतिहार+-अण्‌, 
प्रातिहारन-कन्‌, प्रतिहारन-ठक्‌ ] जादूगर, ऐन्द्र- 
जालिक । 

प्रातीतिक (वि०) (स्त्रीश को) [ प्रतीति+-ठञ्ञ्‌ 1 मान- 
सिक, केवल मन में विद्यमान, काल्प निक । 

प्रातीपः [ प्रतीप +-अण्‌ ] शन्तनु का पैतृक नाम । 

प्रातीपिक (वि०) (स्त्री -की)[ प्रतीप+-ठक्‌ ] 1. उलटा 
विरोधी, विपरीत । 

प्रात्यन्तिकः [ प्रत्यन्त +-ठक्‌ ] प्रत्यन्त का एक राजकुमार । 

प्रात्यविक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रत्यय --ठक ] 
1. भरोसे का, विश्वासपात्र 2. किसी ऋणी को 
विश्वासपात्रता के हेतु जमानत देने के लिए (प्रतिभू के 
रूप में) खड़ा होना । 

प्रात्यहिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रत्यह्‌ +-ठक्‌ ] प्रतिदिन 
होने वाला, नित्य, प्रतिदिन । 

प्राथमिक (वि०) (स्त्रो०--की) [प्रथम +ठक्‌ ] 1. प्रारं- 
भिक 2. पूर्व जन्म का, पूर्वकाल का, पहली बार 
होने वाला । 

प्राथम्यस्‌ [प्रथम -+>ष्यव्य_] प्रथम होना, पहला उदाहरण, 
प्राथमिकता । 

आदक्षिण्यम्‌ [ प्रदक्षिण + ष्यञ्‌, ] किसी व्यक्ति या पदार्थ 
के चारों ओर बायें से चल कर दायें को जाना, और 
प्रदक्षिणा किये जाने वाळे पदार्थ को सदैव अपनी दाई 
ओर रखना । 

आढुल्‌ (अव्य०) [ प्र--अद्‌--डसि ] दिखाई देने के साथ, 
स्पष्टतः, प्रकटरूप से, दृष्टि में (प्रायः भू, कू और 

८७ 


अस्‌ के साथ प्रयोग, --प्रादुः ष्यात्क इव जितः पूरः 
परेण -श० ८, १२, कु, भू और असन्‌ के अन्तर्गत 
भी देखिए) । सम०-.-करणम्‌ (प्रादुष्करणं) प्रकटी- 
करण, दृश्यमान करना,-भावः (प्रादुर्भावः) 1. अस्तित्व 
में आना, उदय होना --वपु: प्रादृुभवात्‌-काव्य ० १७ 
2. प्रकट या दृश्यमान होना, प्रकटीकरण, दर्शन 
3. सुनने के योग्य होना 4. पृथ्वी पर देवता का प्रगट 
होना । 

प्राढुष्यम्‌ | प्रादुस्‌ +-यत्‌ ] प्रकटीकरण । 

प्रादेशः [प्र ]-दिश्‌ +-घञ्ञ्‌ , उपसर्गस्य दीर्घः] 1, अंगूठे और 
तर्जनी के बीच का स्थान 2. स्थान, जगह, प्रदेश । 

प्रादेशनम्‌ | प्र+-आ+-दिश्‌+ल्यूट्‌ ] भेंट, दान । 

प्रादेशिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रदेश-{-ठक्‌ ] 1. भूवं 
दृष्टांत वाला 2. सीमित, स्थानीय 3. ययार्थ,-- कः 
एक जिले का स्वामी । 

प्रादेशिनी [ प्रादेश--इनि --डीप्‌ ] तर्जनी अंगुली । 

प्रादोष (वि०) (स्त्री०--थी), प्रादोषिक (वि०) (स्त्रीश 
की) [प्रदोष +-अण्‌ |+ प्रादोष-+घञ्ग्‌ } रंध्या- 
कालीन, संध्या से संबद्ध । 

प्राधनिकम्‌ [ प्रधनं संग्रामं, तत्सावनमस्य - -प्रघन -!- उक ] 
नाशकारक शस्त्र, कोई भी युद्धोपकरण । 

प्राधानिक (वि०) (स्त्री०-की) [प्रधान-\-ठक्‌] 1. अत्यंत 
श्रेष्ठ या प्रमुख, सर्वोपरि, अत्यन्त पुज्य 2: प्राम से 
संबद्ध या उससे उत्पन्न । 

प्राधान्यम्‌ [ प्रधान +-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. प्रमतता, सरजोपरिता, 
प्रभुत्व, उदग्रता 2. प्राबल्य, सर्वोच्वता 3. मुख्य या 
प्रधान कारण (प्राधान्येन, प्राधान्यात्‌, प्राधान्धतः 
मुख्य खूप से! “विशेष रूप से! तथा प्रधान रूप से' 
भग०--१०।१९) । 

प्राधीत (वि०) [ प्रत-अघि +-इ-{-तत ] भछी-नाँति पढ़ा 
लिखा, (ब्राह्मण की भांति) अत्यन्त कति 

प्राध्य (वि०) [ प्रगतोऽध्वानम्‌--प्रा० स० ] 1. र का, 
दूरवर्ती, दूर 2. झुका हुआ, रुचि रखता हुआ 3. कसा 
हुआ, बंधा हुआ 4. अनुकूल,--ध्यः गाड़ी,-- मम्‌ 
(अव्य०) 1. अनुकूलता के साथ, चिपूर्दक, मनुः 
रूपता के साथ, उपयुक्तता से पुक्त--सभाजने मै 
भुजमृध्वेबाहु: सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुडक्‍्ते-- “धु 
१३।४३ 2. टेढेपन से । 

श्रान्तः [ प्रकृष्टः अन्त:--प्रा० स० ] 1, किनारा, हशिया, 
झालर, मगजी, छोर--प्रान्तसंस्तीणे इर्नाः~दा० ४३७ 
2. (ओष्ठ व आँख आदि का) कितारा--मा० ४४२, 
ओष्ठ०, नयन० 3. हद, सीमा 4. अन्तिम निला, 
सीमा,--यौवनप्रांत--पंच० ४ 5. दिसू, नोक । 


सम०--थ (वि०) पास ही रहने आला,--ुर्ईम्‌ नगर 


के बाहर का, नगरांचछ, किले के निकट होने बाला 


त । 


Eo 


( ६९० ) 


उपनय र,--विरस (वि०) अन्त में रसहीन,-- शून्य 
(वि०) दे० 'प्रांतरशून्य,-स्थ (वि०) जो सीमा पर 
रहता है । 

प्रान्तरम्‌ | प्रकृष्टमू अन्तरं व्यवधानं यत्र--श्रा० ब० | 
1, खंबा और सुनसान मार्ग, जनशून्य या वीरान 
सड़क 2. छायारहित सड़क, निर्जन भूखण्ड 3. जंगल, 
उजाड 4. वृक्ष को कोटर । सम०--शून्यः लंबी 
सुनसात सडक (जिस पर वृक्ष या छाया न हो) । 

प्रापक (वि०) (स्त्री०--पिका) [ प्र+आप्+पण्बुल | 
1. छे जाने वाला, पहुँचाने वाला 2. प्राप्त कराने 
बाला, सामग्री से युक्त कराने वाला 3. स्थापित करने 
काळा, वेध बताते बाला । 

प्रापम्‌ [ प्र+-आपू-+ल्यूट्‌ ] 1. पहुँचना, बढ़ जाना 
2. प्राप्त करना, अधिग्रहण, अवाप्ति 3. ले आना, 
पहुँचाना, ले जाना 4. सामग्रो से युक्त करना । 

फापर; [ प्र --आ--पण्‌ -|-किकन्‌ ] सौदागर, व्यापारी 

आढधादिव प्रापणिकादजखम्‌--शि० ४।११। 

प्रश्व (धू० क० कृ०) [ प्र+-आपू+-क्त ] 1. हासिलं, 
अवाप्त, उपल्ब्ध, अजित 2. पहुँचा हुआ, निष्पन्न 
3. घटित, मिला हुआ 4. (खर्च) उठाया हुआ, ग्रस्त, 
राइन किया हुआ 5. पहुँचा हुआ, आया हुआ, उप- 
स्थित 6. पूरा किया हुआ 7. उचित, सही 8. नियम 


के अनुसार । सम०--अनुज्ञ (वि०) जाने के लिए 
अनुमत, श्रिदा होने के लिए जिसने अनुमति प्राप्त 
कर ली हें,--अर्थ (वि०) सफल (रथः) लब्ध पदार्थ, 
अवसर (वि०) जिसे मौका या अवसर मिल चुका 


उचित समय, उपयुक्त या अनुकूल क्षण,-पंचत्व (वि०) 
। तत्वों में समाविष्ट अर्थात्‌ मृत, तु० “पंचत्व', 
--प्रसव (वि०) जिसने बच्चे को जन्म दे दिया हें, 
--बरद्धि (यि०) शिक्षण प्राप्त किया हुआ, प्रकाश 
युक्त,--भारः बोझा ढोने वाला पशु,-मनोरथ (वि०) 
जिसका मनोरथ पूरा हो गया है,--थौबन (वि०) 
'दासा-रूप (वि०) 1. सुन्दर, मनोहर 
बुद्धिमान, विश्वान्‌ 3. उपयुक्त, समुचित, सुयोग्य, 
--व्यवहार (वि) वयस्क, बालिग जो कानून की 
दृष्टि से अपने कार्यों को संभालने का अधिकारी हो, 
(विप० अवयस्क} - श्री (वि०) जिसकी उन्नति 
किसी और के द्वारा हुई हो । 
प्राप्तिः (स्त्री०) [ प्र+-मःष्‌4-क्तिन्‌ } 1. प्राप्त करना, 
अन्रिग्रहण, उपलब्धि, अवाप्ति, लाभ- - द्रव्य, यशः, 


सुख” आदि 2. 283 प्राप्त करना 3. पहुँच, 

आगमन 4. देखना, मिलना 5. परास, पहुँच 6. अनु- 

मान, अटकल 7. हिस्सा, अंश, ढेर 8. भाग्य, किस्मत 

9. उदय, पैदावार 10. किसी पदार्थ को प्राप्त करने 

की शक्ति (आठ सिद्धियों में से एक) 11. संघ, 

समुच्चय, संहति 12. किसी योजना की सफल समाप्ति, 

सुखागम । सम० आशा किसी चीज को प्राप्त 

करने की आशा (नाटकीय कथावस्तु के विकास का 
एक भाग)--उपायापायश ङ्काम्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति- 
संभवा--सा० द० ६ । 

प्राबल्यम्‌ [ प्रबल -]-ष्यका ] 1. प्रभुता, सर्वोच्चता, बोल- 
बाला 2. शक्ति, बल, ताकत । 

प्राबा (बा) लिकः [प्रबा (वा) ल--ठक्‌] मूंगों का ब्यापार 
करने बाला । 

प्रबोध (घि) कः [प्र1आ-+-बुघ्‌--णिच्‌ +-पण्वुलू, प्रबोध 
~ ठञ्म्‌] 1. तड़का, प्रभात 2. चारण जिसका कर्तेव्य 
प्रातःकाल उपयुक्त भजन गाकर अपने आश्रयदाता 
राजा को जगाना है । 

प्राभञ्जनम्‌ [प्रभंजन--अण्‌] स्वातिनक्षेत्र । 

प्राभञ्जनिः [प्रभञ्जन--इञ्ञ्‌] 1. हनुमान्‌ का विशेषण 
2. भीम का विशेषण । 

प्राभवम्‌ [प्रभु +- अण्‌] सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, प्रभुता । 

प्राभवत्यम्‌ [प्रभवत्‌ - ष्यडा.] सर्वोपरिता, अधिकार, सत्ता, 
शक्ति - मनु ० ८।४१२। 

प्रभाकरः [प्रभाकर- अण्‌] प्रभाकर का अनुयायी' मीमांसा 
के आचाय प्रभाकर के मत (प्रभाकर) का अनुयायी । 

प्राभातिक (वि०) (स्त्री) की) [प्रभात --ठव्म | प्रातः 
काल संबंधी, प्रभातकालीन । 

प्रामृतन्‌, प्राभृतकम्‌ [प्र--आ--भू-| क्त, प्राभृत+कन्‌| 
1. उपहार, भेंट, किसी राजा या देवता को भेंट, 
नजराना 2. रिश्वत । 

प्रामाणिक (वि०)  (स्त्री०- को) [प्रमाण-+-ठक| - 
1. प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाण पर आधारित या आश्रित 
2. शास्त्रसिद्ध 3. अधिकृत, विश्वसनीय ¢. प्रमाण 
संबंधी,--कः 1. जो प्रमाण को मानता है 2. जो 
नैयायिकों के प्रमाणों का ज्ञाता हैं, ताकिक 3. किसी 
व्यवसाय का प्रधान । 

प्रामाण्यम्‌ [प्रमाण-- ष्यः्न_] 1. प्रमाण होना या प्रमाण 
पर आश्रित होना 2. बिश्वसनीयता, प्रामाणिकता 
3. प्रमाण, साक्ष्य, अधिकार । 

प्रामादिक (वि०) [प्रमाद-+-ठक्‌] असावघानतावश, गलत, 
" दोषयुक्त, अशुद्ध --इति भ्रामादिकः प्रयोग: या पाठः 
आदि । 

त्रामाछम्‌ [प्रमाद-[ ष्यडा.] 1. त्रुटि, दोष, गुळती, अशुद्धि; 
2. पागलपन, उन्माद 3. नशा, मादकता । 


 ( ६९१ ) 


प्रायः [ प्र+ अय्‌ +घञ्ञ्‌] 1. अपयमन, बिदायगी, जीवन 
से प्रयाण 2. आमरण अनशन, ब्रत रखना, किसी 
इष्टसिद्धि के लिए खाना पीना छोड़ कर धरना देना, 
(प्राय: 'आस्‌' 'उपविश' आदि शब्दों के साथ, दे० नी० 
प्रायोपवेशन 3. बड़े से बडा भोग, अधिकांश अवस्था 
4. अधिकता, बहुतायत, प्रचुरता 5. जीवन की एक 
दशा, विशे० (समास के अन्त में लग कर 'प्राय' का 
अनुवाद निम्नांकित होता है (क) अधिकांश में, बहुधा, 
अधिकतर, लगभग, तकरीबन,-पतनप्रायौ गिरने वाले, 
मृतप्राय: लगभग मरा हुआ, मरने से जरा कम, 
तकरीबन मरा हुआ या (ख) से युक्त, समृद्ध, भरा 
हुआ, अत्यधिक, प्रचुर कष्टप्रायं शरीरम्‌ उत्तर १, 
शालीआयो देश: -पंच० ३, कमलमोदप्राया वनानिलाः 
उत्तर० ३।२४, सुगन्ध से भरा हुआ या (ग) के 
समान, मिळता-जुलता --वर्षशतप्राय दिनम्‌, अमृत- 
प्राय वचनम्‌ आंदि। सम० ~ -उपगमनम्‌,-- उपवेशः 
~ उपदेशनम्‌, ` उपवेशनिका, बिना खाये पीये धरना 
देना और इस प्रकार मरने की तैयारी करना, आमरण 
अनशन--मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि - पंच० ४, 
प्रयोपवेशनमतिनृपतिबंभूव-- रघु० ८९४, प्रायोप- 
वेशसदृशं व्रतमास्थितस्य--वेणी० ३।१९, उपेत 
(वि०) बिना खाये रहकर मृत्यु की बाट जोहने 
वाला, -- उपविष्ट (वि०) आमरण अनशन करने वाला, 
““वर्शनम्‌ सामान्य घटनातत्त्व । 


प्रायणम्‌ {[प्र4-अय्‌+ल्यृट्‌] 1. प्रवेश, आरभ, शुरू 
2. जीवनपथ 3. ऐच्छिक मृत्यु मनु० ९1३२३ 
4. शरण लेना । 

प्रायणीय (वि०) [प्रस-अय्‌--अनीवर्‌] परिचयात्मक, 
आरंभिक, दीक्षात्मक,--यभ्‌ सोमयाग का प्रथम दिन । 

प्रायशस्‌ (अव्य० ) [प्राय ‡-रास्‌] बहुधा, अधिकतर, अधिकांश 
में, सवंथा--आशाबन्धः कुसुमसदृश प्रायशी ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि-- मेघ० १० | 

प्रायङ्तित्तम्‌, प्रायश्चित्तिः (स्त्री०) [प्रायस्य पापस्य- 
चित्तं विशोधनं यस्मात्‌ - ब० स०, नि० सुट्‌] 
1. परिशोध, पापनिष्क्ृति, क्षतिपूर्ति, पाप से निस्तार 
पाने के लिए धार्मिक साघना--मातुः पापस्य भरतः 
प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ रघु० १२1१९ (प्रायो नाम 
तप: प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते, तपोनिश्चयसंयोगात्‌ 
प्रायश्चित्तमितीयंते - हेमाद्रि) 2. संतोष, सुधार । 

प्रायश्चित्तिन्‌, (वि०) [प्रायश्चित्त--इनि] जो पापों का 
परिशोध करे । 

प्रायस्‌ (अव्य०) [प्र+-अय्‌ +-असुन्‌] 1. अधिकतर, बहुधा, 
साधारणतः, अधिकांशतः, - प्रायः . प्रत्ययमाघत्ते 
स्वगुणेषृत्तमादरः कु० ६२०, प्रायो भृत्यास्त्यजंति 
प्रचलितविभव॑ स्वामिनं सेवमानाः -मुद्रा० ४२१, 


प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैब यान्त्यापदः भतुँ० 
२।९३ 2. सर्वथा, अधिकतर, संभवतः, कदाचित्‌ 
- तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌ 
-~महा० । 

प्रावाणिक, प्रायात्रिक (वि०) (स्त्री० - की) [ प्रयाण 
ठक्‌, प्रयात्रान-ठक्‌ ] यात्रा के लिए आबश्यक 
या उपयुक्त । 

प्रायिक (वि०) (स्त्री, की) [ प्राय+-ठक्‌ ] प्रचलित, 
सामान्य । 

प्रायुद्धेषिन्‌ (पुं०) { प्रायुधि हेवते-प्राय्‌ध्‌ +- हेष्‌ +-णिनि ] 
घोड़ा । 


प्रायेण (अव्य०) [ करण» | 1. अधिकतर, साधारण 
नियम के अनुसार 'प्रायर्णते रमणविरहेव्वङ्कनानां 
विनोदाः--,मेष०, प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधौ हि 
श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनान्तरायः-- कि० ५1४९, 
कु० ३1२८, ऋतु० ६।२३ । 

प्रायोगिक (वि०) (स्त्री०-रम्) [ प्रयोग--ठक ] 
1. प्रयुक्त 2. प्रयुज्यमान । 

प्रारब्ध (भू० क० कृ०) [ प्र{-आ¬-रभ्‌--क्त ] आरंभ 
किया गया, शुरू किया गया,--ब्घम्‌ 1. जो शुरू किया 
गया है, व्यवसाय 2. भाग्य, नियति । 

प्रारख्धिः (स्त्री) [ प्र+-आ¬+-रभ्‌ +-क्तिन्‌ | 1. आरभ 
शुरू 2. खूंटा जिससे हाथी बांधा जाय, हाथी को 
बांधने के लिए रस्सी । 

प्रारम्भः [ प्र+-आ¬-रभ्‌--घञ्ग्‌ . मुम्‌ ] आरंभ, शुरू 
~-आरम्भेऽपि चियामा तरुणयति निजं नीलिमानं 
वनेषु - मा० ५।६, रघु० १०९, १८४९ 2. व्यव- 
साय, काम साहसिक कार्य,-- आगमे: सदृशारम्भः 
परारम्भसदृशोदयः-रघु० १।१५, फलानुमेयाः प्रारम्भाः 
संस्काराः प्राक्तना इव--२० । 

प्रारम्भणम्‌ [ प्र+आ+रम्‌ +स्युट्‌, मुम्‌ ] आरम्भ करना, 
शुरू करना । 

प्रारोहः [ प्ररोह+ण ] अंकुर, अंखुवा, किसलय, दे० 
प्ररोह । 

प्रार्णम्‌ | प्रंकृष्डमृणम्‌-प्रा० सण ] मुख्य ऋण । 

प्रार्थक (वि०) (स्त्री2--थिका) [ प्रश-अर्थ--ण्वुल्‌ ] 
पूछने वाला, मांगने वांला, प्रार्थना करने बाला, 
निवेदन करने वाला, अनुरोध करने वाला, इच्छा 
करने वाळा, कामना करने वाला,--कः आवेदक, 
प्रार्थी । 

प्रार्थनम्‌, ना [ प्र{-अर्थ+-ल्युट्‌ ] 1. याचना, अनुरोघ, 
प्रार्थना, निवेदन - ये वर्धन्ते धनपतिपुरः प्रार्थनादु:ख- 
भाज:--भते ३।४७ 2. कामना, इच्छा-_लब्धाव- 
काशा मे प्रार्थना, या--न दुरवापेयं खलू प्रार्थना- श० 
१, उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना- श० ७, ७२ 


( ६९२ ) 


3. तालिश, आवेदन, विनती, प्रणय-प्रार्थना ---कदा- 
चिदस्मत्मार्थनामन्तःपुरेम्यः कथयेत्‌--श० .२ । सम० 
~ भङ्गः प्रार्थना अस्वीकार करना, - सिद्धि: इच्छा 
की पूर्ति पार्थनासिद्धिशंसिन:--रघु० १।४२। 

प्राथनीय (सं० क्ृ०) [प्र--अर्थ-|-अनीयर्‌ ] 1. प्रार्थना 
या आवेदन किये जाने के उपयुक्त 2. अभिलषणीय, 
चाहने के योग्य, यस्‌ तृतीय या द्वापर युग ! 

प्राथित {भू० क० कु०) [ प्र+-अर्थं‡-क्त | 1. याचना 
किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ, पूछा हुआ, आवेदन 
किया गया 2. अभिलषित, इच्छित 3. आक्रान्त, शत्रु 
के द्वारा विरोध किया गया--रघु० ९।५६ 4. मारा 
गथा, चोट की गई (दे० प्र पूर्वक अर्थ) । 

थिन्‌ (वि०) [ प्र{-अर्थं-णिनि ] 1. मांगने वाला 
प्राथना करने वाला 2. कामना करने वाळा, इच्छा 
करने वाला--मन्द: कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्य- 
ताम्‌--रघु० १।३। 

प्रालम्ब (वि०) | प्रञ-आ¬-लम्ब्‌+-अच्‌ ] 1. झूलता 
लटकता हुआ--प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः-वेणी० 
२।२८,~ बः 1, मोतियों का बना आभूषण 2. स्त्री 
का स्तन,--बम्‌ छाती तक लटकने वाला कठहार 
~ प्राळंबमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचा रुवक्त्र 
-7रघु० ६।१४, मुक्ताप्रालबेषु का» ५२। 

लम्बकम्‌ [ प्रालस्ब--कन्‌ | दे० 'प्रालम्ब' । 

प्र/छस्बिका [प्रालम्ब--कन्‌ -|- टाप्‌, इत्वम्‌ | सोने का हार। 

म्रालेयम्‌ [ प्र + ली +-ष्यत्‌ ==प्रलेय |-अण्‌ ] हिम, कुहरा, 
ओस, तुषार--ईक्षाचलप्रालेयप्लवनेच्छया - गीत० १ 
प्रालेयशीतमचलेश्वरमीशवरोऽपि (अधिशेते) --शि० 
४६४, मेघ० ३९। सम०- अद्रिः, शैलः हिमा- 
च्छादित पहाड़, हिमालय --मेघ० ५७ - अंशु, - कारः, 
- रह्मि 1. चन्द्रमा 2. कपुर,- ` लेशः ओला । 

प्राबटः { प्र--अव-:-अट्स--अच्‌ ] जौ । 

प्रावणस्‌ [ प्रत आ--वन्‌--ध ] फावड़ा, खुरपा, कुदाल । 

प्रावरः [ प्र+-आ-+-वृ+अप्‌ ] 1. बाड़, घेरा 2. (हेम० 
के मतानुसार) उत्तरीय वस्त्र 3. एक देश का नाम। 

प्रधरणम्‌ [ प्र+ आ-{-वृ+-ल्युट्‌ ] ओढ़नी, चादर विशे- 
बतः कोई उत्तरीय वस्त्र, चोंगा, लबादा या दुपट्टा । 

ग्रोबरणीयम्‌ [ प्र+-आ-{-वृ ~-अनीयर्‌ ] उत्तरीय वस्त्र । 

कबरः [ प्रत आ+ भृञ घडा, ] 1. उत्तरीय वस्त्र, चोंगा, 
ऊबादा 2. एक जिले का ताम । सम०--कीटः दीमक, 
पतंग । 

प्रावारकः [ प्रावार+कम्‌ ) उत्तरीय वस्त्र, चोगा या 
लबादा _ यदीच्छसि लम्बदश्ञाविशालं प्रावारक सूत्रश- 
तेहि युक्तम्‌ -- मृच्छ० ८1२२, जातीकुसुमवासितः 
प्रावारकोऽनुष्रेषितः - मृच्छ १। 

त्रत्वारिक: [प्रावार- ठक] उत्तरीय वस्त्रों का निर्माता । 


प्रावास (विञ) (स्त्री --) सी | प्रवास--अण ] यात्रा 
संबंधी, यात्रा में करने या दिये जाने के योग्य । 

प्रावासिक (वि०) (स्त्री०- को) [ प्रवास +-ठक्‌ ] यात्रा 

लिए उपयक्त । 

प्राबीण्यम्‌ [ प्रवीण | ष्यञ्ञ्‌ | चतुराई, कुशलता, प्रवीणता 
दक्षता--आविष्कृतं कथा प्राबीण्यं वत्सेन --उत्तर० ४ 
१५।६८। 

प्रावृत्‌ (भू० क० कृ०) [ प्र+-आ¬-वृ-+क्त ] घिरा हुआ, 
घेरा हुआ, ढेका हुआ, परदों वाला,--तः, -- तम्‌ धूंघट, 
बुरका, चादर (स्त्री० 

प्रावृतिः (स्त्री०) [ प्र+-आ+वृ-+-क्तिन्‌ ] 1. घेरा, बाइ, 
आइ 2. आध्यात्मिक अन्धकार । 

परावृत्तिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रवृत्तिञ-ठक्‌] गौण, 
अप्रधान, - कः दूत । 

प्रावृष्‌ (स्त्री) [ प्र+आ¬-वृष्‌+-किविष्‌ ] वर्षा ऋतु, 
मौसमी हवा, वर्षा काल (आषाढ़ और श्रावण काल 
का महीना) कलापिनां प्रावृषि पर्य नृत्यम्‌ - रघु० 
६1५१, १९।३७, प्रावृट्‌ प्रावृडिति ब्रवीति शठधी: क्षारं 
क्षते प्रक्षिपन्‌--मृच्छ० ५1१८, मेघ० ११५। सम० 
अत्ययः (प्रावृडत्ययः) वर्षा ऋतु का अन्त,--कालः 
(प्रावृट्कालः) वर्षा ऋतु । 

प्रावृषः, षा | प्र--आ-{-नृष्‌ ‡-क, प्रावृष--टाप्‌ | वर्षा 
ऋतु, वर्षा काल |! 

प्राबृषिक (वि०) (स्त्री० की) [ प्रावृष--ठव्य ] वर्षा 
ऋतु में उत्पन्न, कः मोर । 

प्रावूषिज (वि०) [ प्रावृषि जायते -जन्‌+ड, अलुक्‌ 
स० | वर्षा ऋतु में उत्पन्न । 

प्रावृषेण्य (वि०) [ प्रावृष-{-एग्य | वर्षा ऋतु में उत्पन्न, 
वर्षा ऋतु से संबद्ध - सा कि शक्या जनयितुमिह प्राव- 
षेण्येन `` `` 'वारिदेन-- भामि० १।३०, ४।६, रघु० 
१।३६ 2. वर्षा ऋतु में देय (ऋण आदि)---ण्य 
1. कदम्ब वृक्ष 2. कुटज वृक्ष,--ण्यम्‌ बहुसंख्यकता, 
बाहुल्य, प्राचुर्यं । 

प्रादृष्यः [ प्रावृष्‌ +यत्‌ | 1. एक प्रकार का कदंब का वक्ष 
2. कुटज वृक्ष, -. ष्यम्‌ वदूर्यमणि, नीलम । 

प्रावेण्यभ्‌ (नपुं०) बढ़िया ऊनी चादर । 

प्रावेशन (वि०) (स्त्री०-ना) [ प्र वेशन-{-अण्‌ ] प्रवेश 
करने पर जो दिया जाय या किया जाय (किसी घर 
में या रंगमंच पर) । 

प्राव्रज्यम्‌, प्राद्राज्यम्‌ [ प्रब्रज्या+यण्‌, पक्षे उत्तरपद- 
वृद्धिच | धार्मिक साधु या सन्यासी का जीवन । 

प्राज्ञः | प्रञ-अश्‌+घञा्‌ | 1. खाना, स्वाद चखना, 
निर्वाह करना, पुष्ट होना मनु० ११।१४३, घूम 
आदि 2. आहार, भोजन । . 

प्राशनम्‌ [ प्र) अश्‌ +ल्युट्‌ | खाना, पुष्ट होना, स्वाद 


(६९३ ) 


चखना 2. खिलाना, स्वाद चखाना--मनु० २।२९, 
3. आहार, भोजन । 

प्राशनीयम्‌ [ प्र+-अश्‌ --अनीयर्‌ ] आहार, भोजन । 

प्राशस्त्यम्‌ [ प्रशस्त ।-ष्यका, ] श्रेष्ठता, स्तुत्यता, प्रमु- 
खता । 

प्राशित (भू क० कृ०) | प्र--अश्‌--क्त ] खाया हुआ, 


चखा हुआ, उपभुक्त,--तम््‌ मृत पुरखाओं के पितरों को | 
उदकदान और पिण्डदान, पितरों के ओध्वंदेहिक : 


संस्कार-प्राशितम्‌ पितृतर्पणम्‌ मनु० ३।७४। 
प्राश्निकः | प्रश्‍न न-ठक्‌ | 1. परीक्षक 2. मध्यस्थ, विवा- 
चक, न्यायाधीश अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रादिनकः 
-मालबि० १। 
शासः | प्रञ-अस्‌ न घञा ] 1. फेंकना, डालना, (तीर) 
छोड़ना 2. बर्छी, भाला, फलकदार अस्त्र (जिसमें 


फल लगाया हुआ हो) । मनु० ६1३२, कि० १६।४। | 


शासकः [ प्रास +-कन्‌ ] 1. बर्छी, भाला, या फल लगा हुआ 
अस्त्र 2. पासा । 

प्रासंगः [ प्र +-सञ्ज्‌ 4-घञ्ञ्‌, उपसर्गस्य दीर्घ: ] बलों के 
लिए जूआ । 

प्रासङ्भिक ( वि० ) ( स्त्री०- की) [ प्रसंग--ठक्‌ | 
1.घनिष्ठ संयोग से उत्पन्न 2. संयुक्त, सहज 3.प्रसंगा- 
नुकूळ, आकस्मिक, आपाती, यदाकदा होने वाला 
~ श्रासङ्गिकीनां विषयः कथानाम्‌-उत्तर० २1६ 

संबधानुकूल. ऋत्वनुकूल, अवसरानुकूल 6. उपा- 

स्यान विषयक । 

आसड्ग्यः | प्रासंग +-यत्‌ ] हल में जृतने वाला बैल । 

प्रासादः | प्रसीदन्ति अस्मिन्‌-- प्रसद्‌ + घञा , उपसर्गस्य 
दोघं: ] 1. महल, भवन, गगनचुंबी विशाल भवन 
- भिक्षुः कुटीयति प्रासादे- सिद्धा०, मेघ० ६४ 
2. राजभवन 3. मंदिर का देवालय । सम०--अङ्गनम्‌ 
किसी महल या मन्दिर का आँगन,--आरोहणम्‌ महल 
में जाना या प्रविष्ट होना, - कुक्कुटः पालतू कबूतर, 
-~तलस्‌ महल की समलत चपटी छत, “पृष्ठ: महल 
की चोटी पर बना छज्जा,--प्रतिष्ठा मन्दिर की 
प्रतिष्ठा, या अभिमन्त्रण, शायिन्‌ (वि०) महल 
में सोने वाला, श्वद्धमू किसी महल या मन्दिर का 
कलस या मीनार, कंगूरा । 

प्रासिकः [ प्रास्‌ +ठक्‌ ] भाला रखने वाला, बर्छी-घारी । 

प्रासूतिक (वि०) (स्वी०-का) [प्रसूति न॑ठक्‌ | प्रसव 
से संबंध रखने वाला, बच्चे के जन्म से संबद्ध । 

प्रस्त (भू० क० कृ०) [ प्र+-अस्‌ --क्त ] 1. फेंका गया, 
(वर्छी भाला आदि) चलाया गया, डाला गया, छोड़ा 
गया 2. निर्वासित क्या गया, बाहर निकाला गथा । 

प्रास्ताविक (वि०) (स्त्री०-की)[ प्रस्ताव -- ठक ] प्रस्ता- 
वना का काम देने वाला, प्रस्तावना या परिचय, 


< 


भूमिका विषयक- जैसा कि प्रास्ताविक बिलास” में 
(भामिती-विलास का प्रथम या प्रारंभिक अंश) 
प्रास्ताविक वचनम्‌ भूमिका में दिया गया विवरण 
2. ऋतु के अनुकूल, अवसरानुसार, सामयिक 3. संगत, 
प्रसंगानुकूल, (प्रस्तुत बिषय से) संबद्ध- अप्रास्ता- 
विकी महत्येषा कथा--मा० २ । 

प्रास्तुत्यम्‌ | प्रस्तुत+-ष्यञा ] विचार विमर्शका विषय 
होना! , 

प्रास्थानिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [ प्रस्थान--ठज्य्‌ ] 
प्रयाण से संबद्ध या बिदा के अवसर के उपयुक्त-रघु ० 
२।७० 2. बिदा के अनुकूल । 

प्रास्थिक (वि०) (स्त्री०-की) | प्रस्थ -!-ठण्‌ | 1. तोल 
में एक प्रस्थ 2. एक प्रस्थ में मोल लिया हुआ 
3. प्रस्थभर तोल का 4. एक प्रस्थ बीज से बोया गया । 

प्राश्रवण (वि०) (स्त्रो०-णी) [ प्रस्वण--अण्‌ ] झरने 
से उत्पन्न स्रोत से निकला हुआ । 

प्राहः | प्रकर्षेण 'आह' शब्दो यत्र-प्रा० ब० ] नृत्यकला 
को शिक्षा । 

प्राह्मः [ प्रथमं च तदहरच, कर्म० स०, टच्‌, अह्लादेश:, 
णत्वम्‌ ] दोपहर से पहले का समय । 

प्राह्मतत (वि०) (स्त्री०-नी) | प्राह्न+ट्यू, तुट्‌, नि० 
एत्वम्‌ | मध्याह्न से पूर्व होने वाला, या मध्या हृपूर्व 
संबंधी । 

प्राह्लेतराम्‌-तमाम्‌ (अव्य०) [ प्राह +-तरप्‌ (तमप्‌), 
आम्‌, नि० एत्वम्‌ ] प्रातःकाल, बहुत सवेरे । 

प्रिय (वि०) | प्रीय-क ] (म० अ०-प्रेयस्‌, उ० अ० 
-प्रेष्ठ ] 1. प्रिय, प्यारा, पसन्द आया हुआ, रमणीय, 
~ अनुकूल बन्धुप्रियाम्‌ - कु० १।२६, रघु० ३।२९ 
2. सुहावना, रुचिकर-तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्याम्‌ 
¬ रघु० १४।६ 3. चाहने वाला, अनुरक्त, भक्त 
प्रियमण्डना श० ४।९, प्रियारामा वदेही-उत्तर० 
२,--यः 1. प्रेमी, पति--स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि प्रियेष--मेघ० २८ 2. एक प्रकार का 
मृग,-र्‍या' प्रिया (पत्नी), पत्नी, स्वामिनी--प्रिये 
चारुशीले प्रिये रम्यशीले प्रिये--गीत० १० 2. स्त्री 
3. छोटी इलायची 4. समाचार, संसूचन 5. खींची 
हुई मदिरा 6. एक प्रकार का चमेली (का फूल), 
यम्‌ 1. प्रेम 2. कृपा, सेवा अनुग्रह--प्रियमाचरितं 
लते त्वया मे--विक्रप०--१1१७, मत्रियार्थयियासो, 
मेध २२, प्रियं मे प्रियं मे, भेरी अज्छी सेवा की 
गई'--भग० १।२३, पंच० १।३६५,१९३ 3. सुखद 
समाचार --रघु० १२1९१, म्रियनिवेदपितारम्‌ श० ४ 
4. आनन्द, सुख,-यम्‌ (अव्य०) बड़े मुहावने या 
रुचिकर ढंग से | सम० - अतिथि (वि०) 


आतिथेय, 
अतिथिसत्कार करने वाला,--अषायः किसी प्रिय बस्तु 


( ६९४ ) 


का अभाव या हानि,--अप्रिय (वि०) सुखद और 
दुःखद, रुचिकर और अरुचिकर (भावनाएँ) (यम्‌) 
सेवा और अनिष्ट, अनुग्रह और क्षति,--अस्बुः आम 
का वृक्ष, अर्ह (वि०) 1. प्रेम या कृपा का अधिकारी 
उत्तर० ३ 2. मिलनसार (हुँ) विष्णु का नाम,--असु, 

(वि०) जीवन का प्रेमी,-आख्य (वि०) अच्छा समा- 
चार सुनाने वाला, आख्यानम्‌ रुचिकर समाचार, 
+आत्मन्‌ (वि०) मिलनसार, सुखद, रुचिकर,-उक्ति: 
(स्त्री०)--उदितम्‌ कृपा से युक्त या मैत्रीपूर्ण वक्वृता, 
-आपलूसी के वचव--,उपपत्तिः (स्त्री०) आनन्दप्रद या 
- - "सुखदं घटता, --उपभोग: किसी प्रेमी या प्रेयसी के साथ 
रंगरेडियाँ--रघु० १२।२२,--एषिन्‌ (वि०) 1. भला 
चाहने वाला, सेवा करने का इच्छुक 2. मित्रता से युक्त, 
स्नेही,-कर (वि०) सुख देने वाला या पैदा करने वाला, 
-कर्मन्‌ वि०)अनुग्रंह पूर्वक या मित्रता से युक्त व्यवहार 

~. ११०५ न कप 

क्रनेवाला,-कलत्रः अपनी पत्नी से प्रेम करनेवाला पति, 
अपनी भार्या को अत्यन्त चाहने वाला, काम (वि०) 
मित्रवत्‌ व्वहार करनेवाळा,सेवा करने का इच्छुक,-कार, 
कारिन्‌ वि.)अनुग्रह करने वाळा,भला करने वाला,-कृत्‌ 
(पुं०)भला करने वाला, मित्र, हितँषी,-जनः प्रेमपात्र या 
प्यारा व्यक्ति,-जानिःअपनी पत्नीको अत्यन्त प्यार करने 
वाला पति,-तोषण: एक प्रकार का रतिवन्ध, मैथुन का 
आसन विशेष,-- दश (वि०) देखने में सुन्दर,--दर्शन 
(वि०) देखने में सुहावना, सुन्दर दर्शनों वाला, सुन्दर, 
मनोहर, खूबसू रत-अहो प्रियदर्शन: कुमार:-उत्तर० ५, 
रघु० ११४७, श० ३1११, (नः) 1. तोता 2. एक प्रकार 
का छहारे का वृक्ष 3. गन्धो के राजा का नाम-रघु० 
५]५३,--देशिन्‌ {वि०)राजा अशोक का विशेषण,-देवम 
(वि०)जूआ खेलने का शौकीन,-धन्वः शिव का विशेषण, 
"पुत्र एक प्रकार का पक्षी,-प्रसादनम्‌ पति को प्रसन्न 
करना,-ग्राय (वि०) अत्यन्त क्ृपाल या सुशील-उत्तर० 
२।२, (यस्‌) भाषा में वाकपटुता,-प्रायस्‌ (नपुं०) बहुत 
ही रोचक वकतृता, जैसा कि एक प्रेमी का अपनी प्रेयसी 
के प्रति कथन,-प्रेप्सु वि०) अपने अभीष्ट पदार्थको प्राप्त 
करने को इच्छा करने वाछा,--.भावः प्रेम की भावना 
उत्तर० ६1३ १,- भाषणम्‌ कृपा से युक्त या रुचिकर शब्द, 
भाषिन्‌ विऽ) मघुरभाषी,-मण्डन (वि०) अलंकारों 
का प्रेमी--श० ४।९-मधु (वि०) मदिरा का शौकीन, 
(धुः) बलराम का विशेषण-,रभ (वि०) बहादुर, शूर- 
वीर,-बचन {वि०) रोचक तथा कृपापुर्ण शब्द बोलने 
वाला (नम्‌) कृपा से युक्त, प्रोत्साहक एवं मवृर शब्द 
¬ विकम° २।१२,- वयस्यः प्रिय मित्र,--बणी प्रियंगु 
नामक पौधा,--बस्तु (नपुं०) प्यारी चीज,-- वाच्‌ 
(वि०) कया से युक्त शब्द बोलने वाला, प्यारो बातें 
करने बाळा, (स्त्री०) कृपामय और रोचक शब्द, 


--वादिका एक प्रकार का वाथयंत्र,--बादिन्‌ (वि०) 
कृपा से युक्त तथा मधुर शब्द बोलने बाला, चापलूस 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिन:--रामा०, 
-अवस्‌ (पुष) कृष्ण का विज्षेषण, --संवासः प्रिय 
व्यक्ति का सत्संग,--सख: प्रिय मित्र, (स्त्री० -ण्खी) 
सहेलो, अन्तरंग सहेली (किसी स्त्री की) ,--सत्य 
(वि०) 1. सत्य का प्रेमी 2. सत्य होने पर भी प्रिय, 

संदेश: 1. प्रिय समाचार, प्रेमी का समाचार 
2. 'चंपक' नाम का दृक्ष,--समागमः अपने प्रिय व्यक्ति 
(या पदार्थ) से मिलन, सहचरी प्यारी पत्नी, 
~ सुहृद्‌ (पुं०) प्रिय या प्राणप्रिय मित्र, हादिक मित्र, 
= स्वप्न (वि०) सोने का प्रेमी - रघु० १२८१ । 


प्रियंवद (वि०) [प्रियं वदति - प्रिय+-वद्‌--खच्‌, मुम्‌] 


मधुरभाषी, प्रिय बोलने बाला, प्यारी बातें करने 
बाला, मिलनसार, कु० ५।२८, रघु० ३1६४, - दः 
1. एक प्रकार का पक्षी 2. एक गन्धर्व का नाम । 


प्रियकः [प्रिय {-कन्‌ ]1. एक प्रकार का हरिण-शि० ४३२ 


2. नीप नामक वृक्ष 3. प्रियंगु नाम की लता 4. मधु- 
मक्खी 5. एक प्रकार का पक्षी 6. जाफरान, केसर, 
कम्‌ असन वृक्ष का फूल -- शि० ८२८ । 


प्रियडूर, प्रियङ्कुरण, प्रियङ्कार (बि०) [प्रिय -कृ+ खच्‌, 


ख्युन्‌ अण्‌ वा, मुम्‌] 1. अनुग्रह दर्शाने वाला, कृपा करने 
वाला, स्नेह करने वाला,-प्रियङ्करो में प्रिय इत्यनन्दत्‌ 
णरेधु० १४।४८ 2. रुचिकर 3. मिलनसार । 


प्रियङ्गुः [प्रिय-{-गम्‌ +-कु] एक लता का नाम (कहते हूँ 


कि यह लता स्त्रियों के स्पर्श मात्र से खिल उठती है) 
प्रियडगुश्यामाक्प्रकृतिरपि -मा० ३।९ (निम्नांकित 
इलोक में उन सभी कविसमयों को एकत्रित कर 
दिया गया है जहाँ विशिष्ट परिस्थितियों में वृक्षों के 
फूलों का आना बतलाया गया है---पादाघातादशोक- 
स्तिलककुरबकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्यां, स्त्रीणां स्पर्शात्‌ 
प्रियङ्गुविकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ । मन्दारौ 
नमंवाक्यात्‌ पटमुदुहसनाच्चम्पको वक्त्रबातात्‌ चूतो 
गीतान्नमेरुबिकसति च पुरो. नतँनात्‌ कणिकारः !) 
2. बड़ी पीपल, - गु (नपु०) । जाफ़रान, कैसर । 


प्रियतम (वि०) [प्रिय+-तमप्‌] अत्यंत प्रिय, सबसे अधिक 


प्यारा,--मः प्रेमी, पति--शिप्रावातः प्रियतम इव 
्रार्थनाचाटुकारः-मेघ ° ३१।७०,-मा पत्नी, स्वामिनी, 
बल्लभा, प्रेयसी । ॥ 


प्रियतर (वि०) [ प्रिय--तरप्‌ ] अधिक प्रिय, अपेक्षाकृत 


प्यारा! 


प्रियता,-त्वस्‌ [प्रिय --तलू--टाप्‌, प्रिय--त्व] 1, प्रिय 


होना, प्यार 2. प्रेम, स्नेह । 


प्रियम्भविष्णु, प्रियम्भावुक (वि०) [प्रिय-- भून-खिष्णूच्‌ 


खुकञ्न वा, मुम्‌] स्नेह का पात्र, अत्यंत प्रिय । 


( ६९५ ) 


प्रियाल: [प्रिय 1-अल्‌ --अच्‌] पियाल नामक वृक्ष, दे० 
“पियाल',--ला अंगूरों की बेल । 

आओ. (क्रघा०उभ प्रीणाति, प्रोणीते प्रीत) 1. प्रसन्न करना, 
खुश करना, सन्तुष्ट करना, आनन्दित करना-प्रीणाति 
य: सुचरितैः पितरं स पुत्र:-भर्ते« २।६८, सस्नुः 
पितृन्‌ पिप्रियुरापगासु--भट्टि ३३८, ५1१०४, ७1६४ 
2. प्रसन्न होना, खुश होना---कच्चिन्‌मनस्ते प्रीणाति 
वनवासे--महा० 3. कृपामय बर्ताव करना, अनुग्रह 
दर्शाना 4. प्रसन्न या हँसमुख रहना--प्रेर० (प्रीण- 
यति-ते) प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना । 

1 (दिया० आ०) (प्रीयते-प्री' क्रिया का कर्मवाच्य 
का रूप) सन्तुष्ट या प्रसन्न होना, तृप्त होना --प्रका- 
ममप्रीयत यज्वनां प्रिय:--शि० १।१७, रघु० १५३०, 
१९।३० याज्ञ० १1२४५ 2. स्नेह करना, प्रेम करना 
3. सहमति या मंजूरी देना, सन्तुष्ट होना । 

प्रीण (वि०) [प्री+-क्त, तस्व नः] 1. प्रसन्न, सन्तुष्ट, 

तृप्त 2. पुराना, प्राचीन 3. पहला । 

प्रीणनम्‌ |प्रीण्‌+-ल्युट्‌] 1. प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना 

2. जो प्रसन्न या सन्तुष्ट करता है । 
प्रीत (भू० क० कृ०) [प्री--क्त, नत्वाभाव: प्रसन्न, खुश, 
प्रहृष्ट, आनन्दित -प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व 
ज+रघु० २1६२, ११८१, १२।९४ 2. अनंदयक्त, 
आह्वादित, हर्षपूर्ण --मेघ० ४ 3. सन्तुष्ट 4. प्रिय, 
प्यारा 5. कृपाल, स्नेही । सम०--आात्मन्‌,--जचित्‌ 
 -“भनस्‌ (वि०) हृदय से खुश, मन से आनन्दित । 
प्रीति; आ. [औ--क्तिन्‌| 1. तगत बाला , 
संतोष, सुशी, आनंद, हषं, तुप्ति--भुवनालोकनप्रीतिः 
कुः २।४५, ६।२१, रघु० २।५१ मेघ० ६२ 2. अनु- 
ग्रह, कृपालुता 3. प्रेम, स्नेह, आदर --मेथ« ४1१६, 
रघु० १५७, १२।५४ 4. पसन्द, चाह, खुशी, व्यसन 
“चूत मृगया? 5. मित्रता, सौहादं 6. कामदेव की 
एक पत्नी का नाम, रति की सौत (सपत्नी संजाता 
रत्याः प्रीतिरिति श्रुता) । सम०--कर (विऽ) 
प्रेम या अनुराग उत्पन्न करने वाला, रुचिकर, कमेन्‌ 
(नपुं०) मंत्री या प्रेम का बर्ताव, कृपापूर्णे काये,--वः 
नाटक में विदूषक या मसखरा,--दख (बि०) स्नेह 
के कारण दिया हुआ (स्तम्‌) स्त्री को दी हुई संपत्ति, 
विशेषकर विवाह के अवसर पर सास या ह थु बाता 
-दायभ्‌,-दायः प्रेमोपहार, मित्रता के नाते दिया गया 
उपहार--तदवसरोऽयं प्रीतिदायस्य--मा० ४, रघु» 
१५।६८,~—षनम्‌ प्रेम या सौहार्द के कारण दिया 
हुआ घन,--पात्रश्‌ प्रेम की वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति, 
या वस्तु, ~ पूर्वेम्‌,-धूर्वकम्‌ (अव्य०) कृपा के साथ, 
स्नेइपूर्वक,-मनस्‌ (वि०) मन में खुश, प्रसन्न, आनं- 


_ 


दिवा युज्‌(वि०) प्रिय, स्नेही, प्यारा--कि० १११०, 


- वचस्‌ (नपुं० ),---वचनम्‌ मंत्री से भरी हुई या 
कृपापूर्णं वाणी, - वर्धन (वि०) प्रेम या है की बढ़ाते 
वाला (नः) विष्णु का विशेषण, बाद. भिवत 
विचारविम्श,-बिवाहः प्रीति या प्रेम के कारण होने 
वाला विवाह, प्रेमसंबंध, (जो केवल प्रेम पर आधा- 
रित हो), - राद्धम्‌ पितरों के सम्मानार्थ फियः जाते 
बाला ऑघ्बंदैहिक संस्कार या श्राद्ध । 

श्रु (म्वा० आ०-प्रवते) 1. जाना, चलना-फिरना 2. ब;:नः, 
उछलना । 

प्रुष 1 (म्वा० पर०--प्रोषति, प्रष्ट) 1. जलाना, खः पी 
जाना 2. भस्म करना ) (क्रघा० पर०-पुष्णामि} 
1. आद्र या तर होना 2. उडेलना, छिड़कना 3. भरा ! 

बुष्ट (भू. क० कृ०) [प्रुष्‌ +क्त] जलाया हुआ, खाया- 
पीया हुआ, जला कर राख किया गया । 

रष्वः [प्रुष्‌ त-क्वन्‌] 1. वर्षा ऋतु 2. सूर्यं 3. पाती की 
बूंद-सिद्धा ० । 

प्रेक्षक: [प्र - ईक्ष्‌ +-ण्बुल्‌] दर्शक, तमाशबीन, देखने वाळा, 
दुस्य--द्रष्टा । 

रक्षणम्‌ [ प्रस-ईक्ष--ल्युट्‌ ] 1. देखना, दृष्टि डालना 
2. दृश्य, दृष्टि, देशेन 3. आँख --चकित हरिणी प्रेक्षणा 
-मेघ० ८२ 4. तमाशा, सार्वजनिक दृश्य, दिखावा : 
सम०--कूटम्‌ आंख का डेला ! 

प्रेक्षणकम्‌ [ प्रेक्षण-कन्‌ ] दिखावा, तमाशा । 

प्रेक्षणिका [ प्र--ईक्ष +-ण्बुळू, इत्वम्‌ ] तमासा देखने की 
शौकीन स्त्री । 

प्रेक्षणीय (वि०) [प्र--ईक्षू--अनीयर्‌ | 1. दर्शनीय, 
विचारणीय, निगाह डालने के योग्य 2. देखने के छिए 
उपयुक्त, मनोहर, सुन्दर--मेघ० २, रघु० १४९ 
3. विचारणीय, ध्यान देने के योग्य । 

प्रेक्षणोयकम्‌ [ प्रेक्षणीय +-कन्‌ ] दिखावा, दृश्य, तमाशा 
जाशि० १०८३ । 

रक्षा [ प्र 1 ईक्षू|-अड-|-टाप्‌ | 1. दृष्टि डालना, देखना, 
तमाशा देखना 2. अवलोकन, दृश्य, दृष्टि, दर्शन 
3. तमाशवीन होना 4. कोई सावंजनिक तमाशा, 
दिखावा, दृष्टि 5. विशेष कर थियेटर का तमाशा, 
नाटकीय प्रदर्शन, अभिनय 6. बुद्धि, समझ 7. विभर्श, 
विचारणा, पर्यालोचन 8. वृक्ष की शाखा! सभ० 
-अ (आ)गारः, -रम्‌, गृहम्‌, ` स्थानम्‌ 1. थिये 
टर, नाट्यशाला, रंगशाला 2. मन्त्रणा-भवन-_समइजः 
श्रोता दर्शकों की भीड, सभा | | 

प्रेक।बत्‌ (वि०) [ प्रेक्षा य-मतुप्‌ ] विचारशील, बुद्धिमान्‌, 
विद्वान्‌ (पुरुष) । 


प्रेक्षित (भू० क० कृ०) [प्र +-ईक्ष्‌ +-क्त] देखा हुआ बिचार 


किया हुआ, नजर डाला हुआ, निगाह में से निकाला 
हुआ, अवलोकन किया हुआ,-तम्‌, रूप, छवि, झलक । 


( ६९६ ) 


प्रह्ु.-खम्‌ [ 
bs लेना । 
कण (वि०) [ ्रञ-इङ्ल्‌ +-ल्युट्‌ ] घूमने बाला, इधर 
उधर फिरने वाला, प्रविष्ट होने वाला--भट्टि० 
६1१०६,-- णभ्‌ 1. झूलना 2. झूला 3. नायक, सूत्रधार 
आदि पात्रों से शून्य एकांकी नाटक---सा० द० द्वारा 
दी गई परिभाषा-गर्भाव्रमर्शरहितं प्रेङ्खणं हीननायकम्‌, 
असूनवारमेका डुमविष्कम्भ प्रवेशकम्‌, नियुद्धसंफोटयुतं 
सर्ववत्तिसमाश्रितम्‌ू । ५४७, उदा० 'वालिवध' । 
हका [ श्र+-इंस --अड--दापू 1 1. झूला 2. नृत्य 3. पर्य- 
टन, घूमना, यात्रा करना .:. एक प्रचार का भवन या 
घर 5. घोड़े का विशेष कदम । 
प्रेत (भू० क० कृ) [ प्र+-इङ्ख्‌ +क्त ] झूला हुआ, 
ड्या हुआ, प्रदोलित या डांवाडोल । 
प्रेज्लोल (चुरा० उभ०--प्रेज्ञोलयति--ते) झूलंना, हिलना 
डांवाडोल होना । 
प्रेङ्खोलनम्‌ [प्रे्रोट--ल्युट्‌| 1. झूलना, हिलना, इधर से 
उदर प्ररोलित होना 2. झूला, पेंग । 
(भूर क० कृ०) [ प्र--इ- क्त ] इस संसार से गया 
~ मुत ¬स्वजनाश्रु किलातिसंततं दहति प्रेतमिति 
--रधु० ८1२६,-तः 1. दिवंगत आत्मा, 
दैहिक क्रिया किय जागे से पूर्व जीव की अवस्था 
भूत, पिशाच--भग० १७४, मनु० १२।७१। 
सम०--अधिषः यमका विशेषण,---अन्नम्‌ पितरों को 
अमित आहार; -अस्थि (नपुं) मृतक पुरुष को हड्डी, 
धारिन्‌ शिव का विशेपण,--ईशः,--ईइबरः यम का 
विशेषण,--उद्देशः पितरों के निमित्त अर्पण, -कर्भन्‌ 
(नपुं० ) ~-कुत्यम्‌,,--कृत्या औध्वंदेहिक या अन्त्येष्टि 
संस्कार, - गृहम्‌ कब्रिस्तान, शवस्थान,-चारिन्‌ (पुं०) 
शित्र का विशेषण, - दाहः मुर्दे का जलाना, शवदाह, 
~-धूमः चिता से उठता हुआ धूआं,--पक्षः पितृपक्ष, 
आश्विन का कृष्णपक्ष जव कि पितरों के सम्मान में 
श्रदांजलियाँ अपित की जाती हैं, तु० 'पितृपक्ष'। 
--पटहुः अर्थी ले जाते समय बजाया जाने वाला 
डोल, --पतिः यम का विशेषण, पुरम्‌ यमराज की 
नगरी, --भावः मृत्यु, भूमिः (स्त्री) कब्रिस्तान, 
शवस्थान,-- शरीरम्‌ वियुक्त जीव का शरीर, मृत 
शरीर, --जुडिः (स्त्री ),--शौचम्‌ किसी संबंधी की 
मृत्यु हो जाने पर शुद्धि पातक शुद्धि, -- श्राद्धम्‌ किसी 
मृत संत्रंधी के निमित्त वरसी से पहले २ किये जाने 
वाली और्ध्वेदेहिक (मासिक) कियाएँ, - हारः 1. मृत 
शरोर को (इम्रशानभूमि तक) ले जाने वाला 
2. निकट संबंधी । 
प्रेतिक [ प्रकर्षेण इति गमनं ` यस्य प्रा० ब० प्र +इति 
तकन्‌, ] भूत, प्रेत । 


प्र्त 


2. 


FE He न त DPR FAA 


प्र+इड्ख ञ-घञ्ग्‌ | झूलना, पेंग (झोटा) प्रत्य (अव्य०) [ प्र+-इ¬-क्त्वा+-ल्यप्‌ ] (इस संसार से) 


| विदा होकर मरने के पश्चात्‌ दूसरे लोक में-न च 
तत्प्रेत्य नो इह--भग० १७।२८, मनु» २।९,२६। 

सम०--जातिः (स्त्री०) परलोक की स्थिति,--भावः 
मरने के पश्चात्‌ आत्मा को अवस्था । 

प्रेत्वन्‌ (पुं) [ प्रत-इ--कवनिप्‌, तुकागमः ] 1. वायु 
2. इन्द्र का विशेषण । हु 

प्रेप्सा [ प्र+आप्‌ +-सन्‌ ++अ--टाप्‌ | 1. प्राप्त करने की 
इच्छा 2. इच्छा । 

प्रेप्पु (वि०) [प्र --आप्‌--सन्‌-- उ] 1. प्राप्त करने का 
इच्छुक, कामना करता हुआ, अभिलाषी, प्रबल इच्छुक 
2. उद्देश्य रखने वाला । 

प्रेमन्‌ (पुं०, नपुं) [ प्रियस्य भावः इमनिच्‌ प्रादेशः 
एकाच्कत्वात्‌ न टिलोपः -तारा० ] प्रेम, स्नेह-तत्म्ेम- 
हेमनिकषोपलतां तनोति-गीत० ११, मेघ० ४४ 
2. अनुग्रह, कृपा, कृपापूर्णं या मृदु व्यवहार 3. आमोद- 
प्रमोद, मनोविनोद 4. हषं, खुशी, उल्लास । सम० 
~ अश्नु (नपुं०) हर्षाशु, स्नेहाश्,--ऋद्धिः (स्त्री०) 
स्तेहवघन, उत्कट प्रेम,-पर (वि०) स्नेहील, प्रिय, 
- पातनम्‌ 1. (हर्षं के) आँसू 2. (आँसू गिरानेवाली ) 
आँख, - पात्रम्‌ प्रेम की वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति या 
स , ~ बन्धः - बन्धनम्‌ स्नेहबन्धन, प्रेम की फाँस । 

प्रेमिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-णी) [प्रेमन्‌ -इनि | प्रिय, स्नेह-शील। 

प्रेयस्‌ (वि०) (स्त्री ०--सी) [अयमनयोः अतिशयन प्रियः 
~~ प्रिय 4-ईयसुन्‌, प्रादेशः 'प्रिय' की म० अ०] अधिक 
प्यारा, अपेक्षाकृत प्रिय या रुचिकर - (पुं०) प्रेमी, 
पति - (पुं०,नपुं०) चापलूसी, - सी पत्नी, स्वामिनी । 

प्रेयोपत्यः [अपत्यानां प्रेयः] बगुला, कंक पक्षी । 

प्रेरक (वि०) (स्त्री०-रिका) |प्र--ईर्‌+ णिच्‌ +प्वुल] 
1. प्रेरित करने वाला, उत्तेजक, उद्दीपक 2. भेजने 
वाला, निदेशक । 

प्रेरणम्‌-णर [प्र +-ईर्‌+णिच्‌+-ल्युट्‌| 1. प्रेरित करना, 
उत्तेजित करना, आगे बढ़ाना, उकसाना, भड़काना 
2. आवेग, आवेश 3. फेंकना, डालना - भवति विफल- 
प्रेरणा चूर्णमुष्टिः-मेघ० ६८ ५. भेजना, प्रेषित करना 
5. आदेश, निदेश 6. (व्या० में) किसी ओर से कार्य 
कराने की क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया । 

प्रेरित (भू० क० कृ०) |प्र+-ईर्‌+-णिच्‌+-क्त] 1. आगे 
बढ़ाया गया, उत्तेजित किया गवा, उकसाया गया 
2. उत्तेजित, उद्दीपित, प्रणोदित 3. भेजा गया, प्रेवित 
4. स्पर्श किया गया. तः दूत, एलची । 

प्रेष्‌ (म्वा० उभ० प्रेषति-ते) जाना, चलना-फिरना । 

प्रेषः [प्र इष्‌ --घञ्ग्‌ | 1. भेजना, प्रेषण करना 2. दुत के 
रूप में भेजना, निदेश देना, भार या बोझ डालना, 
आयुक्त करना । 


( ६९७ ) 


प्रेषित (भू. क० कृ०) [ प्र+-इष्‌+-क्त | 1. (संदेशा 
देकर) भेजा हुआ 2. आदिष्ट, निदेशित 3. मुड़ा 
हुआ, स्थिर, निदिष्ट होकर, (दृष्टि) डाली हुई 
4. निर्वासित । 

प्रेष्ठ (वि०) [ अयमेषामतिशयेन प्रियः--प्रिय य-इष्टन्‌, 

उ० आ० ] अत्यंत प्यारा, प्रियतम, ष्ठः प्रेमी, पति, 

~ ष्डा पत्नी, स्वामिनी । 

(वि०) [प्रन-ईष्‌+-ण्यत्‌] आदेश दिये जाने के योग्य, 
भेजे जाने या प्रेषित किये जाने के योग्य,-- ष्यः सेवक, 
भृत्य, दास,- ष्या सेविका, दासी--,ष्यम्‌ 1. दूतमंडली 
को भेजना 2. सेबा । सम०--जनः सेवकों का समूह, 
--भावः सेवक की धारिता, सेवा, बन्घन--मालवि० 
५।१२, - वधूः 1. सेवक की पत्नी 2. सेविका, दासी, 
-- वर्गः सेवकवृन्द, अनुचरवगे । 


प्रेष्य 


प्रहि [ प्र पूवंक इ धातु, लोट्‌, मध्य० पु०, एक व० |। | 


सम० -- कटा विशेष प्रकार की आचारविधि जिसमें 
चटाइयों का निषेध है,--कर्देमा एक विशेष अनुष्ठान 
जिसमें सब प्रकार की अपवित्रता वर्जित हे,-हितीया 
एक अनुष्ठान विशेष जिसमें किसी और की उपस्थिति 
वजित है,-वाणिजा एक अनुष्ठानविशेष जिसमें व्यापा- 
रियों की उपस्थिति निषिद्ध है (दे० पा० २।१।७२)! 

प्रथम्‌ [प्रिय--अण्‌] कृपाळु होना, अनुग्रह, प्रेम । 

प्रषः [ प्रस-इष्‌- घळ, वृद्धि | 1. भेजना, निदेश देना 
2. आदेश, समादेश, आमन्त्रण 3. दुःख, कष्ट 4. पागल- 
पन, उन्माद 5. कुचलना, दबाना, मर्दन करना, 
भींचना । 

प्रेष्यः [ प्र+-इष्‌+-ण्यत्‌, वृद्धिः | सेवक, भृत्य, दास,- ष्या 
दासी, सेविका,--ष्यम्‌ सेवा, दासता । सम०-- भावः 
सेवक की क्षमता, सेवक की भाँति उपयोग करना, 
सेवा-कु० ६।५८। 

प्रोक्त (भू० क० कृ०) [ प्रत-वच्‌--क्त ] 1. कहा हुआ, 
बोला हुआ, उच्चारण किया हुआ 2. नियत किया 
हुआ, निर्धारित किया हुआ । 

प्रोक्षणम्‌ [ प्र +- उक्ष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. छिड़काव, पानी छिड़कना, 
-मनु० ५।११८, याज्ञ० ११८४ 2. छींटे देकर अभि- 
मंत्रित करना 3. यज्ञ में पशु का वघ,--णी छिड़कने 
या अभिमंत्रण के लिए जल, पृण्यजल (ब० व०, 
कभी-कभी यह शब्द 'पवित्र जल से पूरित कलश' के 
लिए भी प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ में बहुधा प्रयुक्त 
होने वाला शब्द प्रोक्षणीपात्र” हुँ) । 

प्रोक्षणोयस्‌ [ प्र +-उक्ष्‌ +-अनीयर्‌ ] पवित्रीकरण (प्रोक्षण) 
के लिए उपयुक्त जल । 

प्रोक्षित (भू० क० कृ०) [ प्र+-उक्ष्‌ +क्त] 1. जलमार्जन 
से पवित्र किया हुआ 2. यज्ञ के अवसर पर बलि 
चढ़ाया हुआ । 


८८ 


प्रोच्चंड (वि०) [प्रा० स० ] अत्यन्त भीषण या भयानक । 

प्रोच्चे: (अव्य०) [प्रा० स० | 1. बहुत ऊँचे स्वर से, 
जोर से 2. बहुत अधिकता से । 

प्रोच्छित (भू० क० कृ०) [ प्रा० स० ] अति ऊँचा, उत्तुंग, 
उन्नत । 

प्रोज्जासनम्‌ [ प्र+-उद्‌न-जस्‌+णिच्‌+ ल्युट्‌ ] 
हत्या । 

बोज्झनम्‌ [ प्र+ उज्ञ्‌-‡ ल्युट्‌ | त्यागना, खाला कर देना, 
छोड़ना । 

प्रोज्मित (भू० क० $०) [ प्रसाउज्झू- क्त ] त्यागा 
हुआ, खाली किया हुआ, परित्यक्त, हटाया हुआ । 

प्रोञ्छनम्‌ [ प्र --उज्छूस-ल्युट्‌ | 1. मिटा देना, पोछ देना, 
छील. देना-नै० ५1३६ 2. अवशिष्ट पड़े हुए को 
चुन लेना । 

प्रोडडीन (वि०) [ प्र+-उद्‌--डी+-क्त | जो ऊपर उड़ 
गया हो, या उड़ गया हो । 

प्रोढ, प्रोढि [ प्र+वह्‌-क्त, क्तिन्‌ वा, सम्प्रसारण ] दे० 
प्रौढ, प्रीढि । 

प्रोत (भू? क० कृ०) [प्र+-वेन-क्त, संप्रसारणम्‌ ] 
1. सिला हुआ, टांका लगाया हुआ,--कु० ७४९ 
2. लंबा या सीधा फैलाया हुआ (विप० ओत) 
3. बंघा हुआ, बाँधा हुआ, कसा हुआ--महावी ० 
६।३३ 4. विद्ध किया हुआ, आर-पार किया हुआ 
--रघु० ९।७५ 5. , आर-पार निकला हुआ 
--तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ अर्थात्‌ (चन्द्रकिरणान्‌) बिस- 
मिति करी संकलयति-काव्य० १० 6. जमाया 
हुआ, जड़ा हुआ--महावी ० १।३५,- तम्‌ वस्व, बुना 
हुआ कपड़ा । सम०-- उत्सादनम्‌ 1. छतरी 2. वस्त्र- 
भंडार, तंबू । 

परोत्कष्ठ (वि०) [ अकर्षण उत्कण्ठः--प्रा० स० ] गर्दन 
ऊपर उठाये हुए या फैलाये हुए । 

रोतकरुष्टम्‌ [ प्र+-उत्‌ +-क्रृश्‌+-क्त ] कोलाहल, हल्ला- 
गुल्ला । 

प्रोत्वात (भू० 
खोदा हुआ । 

प्रोत्तु्ठ (वि०) [ प्रा० स० | बहुत ऊँचा या उन्नत । 

प्रोत्फुल्ल (वि०) [प्रा स० | पूरा खिला हुआ, 
फूला हुआ । 

प्रोत्सारणम्‌ [ प्र+उत्+सू+णिच्‌+ल्युट्‌ | छुटकारा 
करना, साफ कर देना, हटाना, निर्वासित करना । 

प्रोत्सारित (भू० क० कृ०) [ प्र+उत्+सूृ+ णिच्‌ +-क्त ] 
1. हटाया गया, छुटकारा पाया हुआ, निष्कासित 
2. आगे बढ़ाया गया, उकसाया 3. परित्यक्त । 

प्रोत्साहः [ प्र+उत्‌्--सह +-घञ्ञ्‌ | 1. अत्यनुरक्ति, 
उत्कटता 2. बढ़ावा, उद्दीपन । 


वघ, 


क्‌० कु) [प्र+-उत्‌+-खन्‌+-क्त ] 


( ६९८ ) 
प्रोत्साहकः [ प्र+उत्‌ +-सह +णिच्‌--प्वुड ] उकसाने | प्रो (प्रो) ष्ठ: [ प्रकृष्ट: ओष्ठो यस्य--प्रा० ब०, पररूपम्‌, 


वाला, भड़काने वाला । 

प्रोत्साहनम्‌ [ प्र{- उत्‌ +-सह +-णिच्‌--ल्युट्‌ ] उकसाना, 
उद्दीपन, भड़काना, प्रणोदन । 

भोथ्‌ (भ्वा० उभ०--ओथति-ते) 1. समान होना, जोड़ 
का होना, मुकाबला करना (सम्प्र० के साथ) 
-पुप्रोथास्मै न कइ्चत--भट्टि० १४८४, १५1४०, 
2. योग्य होना, यथेष्ट होना, सक्षम होना 3. भरा 
हुआ या पूरा होना । 

प्रोथ (वि०) | प्रोथ्‌+-घ ] 1. विख्यात, सुविश्रुत 2. रक्खा 
हुआ, स्थिर किया हुआ 3. भ्रमण करना, यात्रा पर 
जाना, मार्ग चलना--वृक्षान्तमुदकान्तं च प्रियं प्रोथ- 
मनुब्रजेत्‌--तारा०,--थः,-थम्‌ 1. घोड़े की नाक या 
नथुना--ने० १६०, शि० ११११, १२।७३ 2. सूअर 
की थूथन,--थः 1. कृल्हा, नितंब 2. खुदाई 3. वस्त्र, 
पुराने कपड़े 4. गर्भ, कलल । 

प्रोथिन्‌ (पुं०) | प्रोथ--इनि ] घोड़ा । 

मोद॒धुष्ट (भू क० $°) | प्र+-उद्‌--युष्‌+-क्त ] 
1. गूंजना, प्रतिध्वनि करना 2. कोलाहरू करना । 

प्ोद्धोषणम्‌ णा [ प्र|-उद्‌--घुष्‌--ल्युट ] 1, ऐलान 
करना, घोषणा 2. ऊंचा शब्द करना । 

मोहोष्त (भू० क० कृ०) [4-उद्‌ + दीप्‌+-क्त] आग पर 
जा हुआ, जलता हुआ, देदीप्यमान--भर्तृ ० ३।८८। 

परो्भिन्न (भू क० कृ०) [ प्र--उद्‌--भिद्--क्त ] 
1. अंकुरित, अंखुवा फूटा हुआ 2. फूट कर निकला 
हुआ । 

प्रोद्भूत (भू० क० कृ०) | प्र+-उद्‌-+ भू +-क्त ] फूटा 
हुआ, निकला हुआ । 

भरोबत (भू० क० कृ०) [प्रन-उद्‌ +यम्‌+-क्त] 1. उठाया 
हुआ 2. सक्रिय, परिश्रमशील । 

श्रोद्ठाहः [ प्र+-उद्‌ +वह +घह्म ] विवाह । 

भोग्रत (भू० क० कु०)[ पर उद्‌-+-नम्‌ --क्त ] 1. बहुत 
ऊँचा या उन्नत 2. उभरा हुआ । 

प्रोल्लाधित (वि०) | प्र +- उद्‌+लाघ्‌ +क्त ] 1. रोग से 
मुक्त हो उठा हुआ, स्वास्थ्योन्मुख 2. सुगठित, 
हट्टाकट्टा । 

लेखनम्‌ | प्र+-उद्‌ +लिख्‌+-ल्युट्‌ ] खुरचना, चिह्न 
लगाना । | 

प्रोमित (भू क० कृ० ) [अ--वस्‌--क्त ] परदेश में 
गया हुआ, विदेश में रहने वाला, घर से दुर, अनु- 
पस्थित, परदेश में रहने वाळा । सम० --भतुका वह 
स्वी जिसका पति परदेश गया हो, श्वंगारकाव्यान्तगत 
आठ नायिकाओं में से एक, सा०द० में दी गई परिभाषा 
--नानाकार्यवशादयस्या दूरदेशे गतः पतिः, सा मनोभव- 
दुःखार्ता भवेत्‌ प्रोषितभतुंका--- ११९! 


_ 


पक्षेवृद्धि: | 1. बेल, बलीवदं 2. तिपाई, चौकी 3. एक 
प्रकार की मछली (ष्ठी--भी) । सम०--पदः 
भाद्रपद भास i) पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा 
नाम का पच्चीसवाँ व छन्बीसबाँ नक्षत्र । 
प्रो (प्रौ) ह (वि०) | प्र+उह +घव्म, पररूपम्‌, 
. पक्षे वृद्धि: ] तार्किक, विवादी,--हः 1. तकं, उक्ति 
2. हाथी का पैर 3. ग्रंथि, जोड़ । 
प्रो (प्रो) ढ (वि०) [प्र-- बहू कत, सम्प्रसारणम्‌, 
पररूपम्‌, पक्षे वृद्धि: ] 1. पूरा बढ़ा हुआ, पुर्णविकसित 
परिपक्व, पका हुआ, पूरा बना हुआ, पूर्ण (जैसे कि 
चन्द्रमा) -प्रौढपुरष्प: कदम्बे:-मेघ० २५, प्रौढवालीवि- 
पाण्डु, आदि--मा० ८१,९२८ 2. वयस्क, बूढ़ा, बद्ध 
7" वेतंते हि मन्मथ प्रोढसुहृदो निशीथस्थ योवनश्री: 
“मा०८--शि० ११।३९ 3. घना, सघन घोर---प्रौढं 
तमः कुरुकृतज्ञतयेव भद्रम्‌--मा० ७३, शि० ४६२ 
4. विशाल, बलवान्‌, समथं 5. प्रचंड, उत्कट 6. भरोसा 
करने बाला, साहसी, बेघड़क 7. घमंडी,_ ढा साहसी 
और बड़ी उम्र की स्त्री, अपने स्वामी के सामने भी 
निर्भीक और निलंज्ज, काव्यरचनाओं में वणित चार 
प्रकार की मुख्य स्त्रियों में से एक भेद-- आषोडशाद्ध- 
वेद्बाला त्रिशता तरुणी मता, पञ्चपञ्चाशता प्रौढा 
भवेद्वृद्धा ततः परम्‌ । सम०- अङ्कना साहसी स्त्री, 
दे० ऊपर,--उक्लिः (स्त्री०) साहसयुक्त या दर्पपूर्ण 
उक्ति, प्रताप (वि०) बड़ा तेजस्वी, बलवान्‌,--योवन 
(बि०) जवानी में बढ़ा हुआ, ढलती जवानी का । 
प्रो (प्रो) ढिः (स्त्री०) [ प्र+-वह + क्तिन्‌ ] 1. 
वृद्धि या विकास, परिपक्वता, पूर्णता 2. बृद्धि, वर्धन 
3. गौरव, ऐश्वयं, समुन्नति, प्रताप--बिक्रम० १1१५ 
4. साहस, निर्भीकता 5. धमंड, अहंकार, आत्मविश्वास 
6. उत्साह, चेष्टा, उद्योग । सम०-- बाद: बाग्विदग्षता 
से युक्‍त गर्वीली बाणी 2. साहसपूर्ण उक्ति । 
प्रोण (वि०) [ प्र+-ओण्‌+-अच्‌ ] चतुर, विद्वान्‌, कुशल । 
प्लक्षः [ प्लक्ष +-बञ्न्‌ ] 1. वटवृक्ष, गूलर का पेड--प्लक्ष- 
प्ररोह इव सौधतल बिभेद--रघु० ८।९३, १३।७१ 
2. संसार के सात द्वीपों में से एक 3. पारव द्वार या 
पिछवाड़े कां दरवाजा, निजी गुप्त द्वार । सम्‌० 
~ दाता, समुद्रवाचका सरस्वती नदी का विशेषण, 
= तीर्थम्‌,-प्रखवणम्‌,- -राज्‌ (पुंर) बह्‌ स्थान 
जहां से सरस्वती निकलती हूँ । 
प्लब (वि०) [ प्ठु--अच्‌ ] 1. त॑रता हुआ, बहता हुआ 
2. कूदता हुआ, छलांग लगाता हुआ,-- बः 1. तैरना, 
बहना 2. बाढ़, दरिया का चढाव 3. कुलांच, छलाँग 
4. बेड़ा, घड़नई, डोंगी, छोटी नोका--नाशयेच्च शर्न: 
पश्चात्‌ प्लवं सलिलपुरवत्‌--पंच० २1३८, सबै ज्ञानः 


{ | ६९९ ) 


प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि -भग० ४३६, मनु» 
४1१९४, ११६१९, वेणी० ३।२५ 5. मेंढक 6. बन्दर 
7. ढलान, ढलुवाँ स्थान 8. शत्रु 9. भेड़ 10. नीच 
जाति का पुरुष, चांडाळ 11. मछली पकड़ने का जाल 
12. अंजीर का पेड़ 13. कारण्डव पक्षी, एक प्रकांर 
की वत्तख 14. पदयोजना की दृष्टि से जुड़ी हुई पाँच 
या अधिक पंक्तियाँ, कुलक 15. स्वर का दीर्घो- 
च्वारण। सम०--गः 1. बन्दर--रघु० १२७८ 
2. मेंढक 3. जलीय पक्षी, पनड्ब्बी पक्षी 4. शिरीष 
का वक्ष 5. सूर्य के सारथि का नाम (--गा) कन्या- 
राणि,--गतिः मेंढक । 

प्लवकः [प्लु वाहु अक | 1. मेंढक 2. कूदने वाला 
व्यक्ति, कलाबाज, रस्से पर नाचने वाला नट 3. बड़ 
या पाकर का वृक्ष 4. चाण्डाल, जाति-बहिष्कृत 
5. बन्दर । 

व्लवंगः [ प्लव--गम्‌ --खच्‌, डित्‌, टिलोपः मुम्‌ ] 
1. लंगूर, बन्दर 2. हरिण 3. वटवृक्ष, पाकर का 
वृक्ष । 

प्लबङ्भमः [ प्लव--गम्‌+-खच्‌, मुम्‌, ] 1. बंदर --शि० 
१२।५५ 2. मेंढक । 

प्लबनम्‌ [ प्लु+-ल्युट्‌ | 1. तेरना 2. स्नान करना, गोता 
लगाना --मा० १।१९ 3. छलाँग लगाना, कूदना 
4. बड़ी भारी बाढ़, प्रलय 5. ढलान । 

प्लबाका | प्छू+-आकन्‌+-टाप्‌ ] घड़नई, बेडा । 

प्लविक (वि०) [ प्लव-]-ठन्‌ ] नाव में बिठाकर ले जाने 
वाला, खिबैया । 

प्लाक्षम्‌ [ प्लक्ष--अण्‌ | प्लक्ष का फल । 

व्हाव: [ प्लु--घञ्य_ | 1. बह निकलना 2. कूदना, छलांग 
लगाना 3. इतना भरना कि किनारे से बाहर निकल 
जाय 4. तरल पदार्थं को छानना (उसका मैल दूर 
करने के लिए) --याज्ञश १।१९० (दे० इस पर 
मिता०) । 

प्लावनम्‌ [ प्ल्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. स्नान, आचमन 
2. बाहर निकल कर बहना, बाढ़ आ जाना, जलमय 
हो जाना 3. बाढ़. प्रलय । 

प्लावित ( भू. क० कृ०) [ प्लु+णिच्‌+-क्त ] 
1. तैराया गया, बड़ाबा गया, जलथल किया गया 
2. जलमय किया गया, बाढ़ में डुबोया गया, जळ से 
छबालब भरा गया 3. तर किया गया, गीला किया 
गया, छिड़का' गया--शि० १२।२५, कि० ११।३६ 
4. ढका हुआ, आच्छादित । 

घ्हहू (म्वा० आ०--प्लेहते) जाना, चलना-फिरना । 

प्ली (क्रथा०--पर० प्लीनाति) जाना, चलना-किरना । 

प्लीहुन्‌ (पुं०) { प्लिहू --कवनिन्‌, निऽ दीर्घः ] तिल्ली, 
तिल्ली का बढ़ जाना ( प्लिहन्‌ भी) । सम०--उदरम्‌ 


तिल्ली का बढ़ जाना, -उदरिन्‌ वह पुरुष जो तिल्ली 
की वृद्धि से पीडित हो । 

च्लोहा (स्त्री०) तिल्ली । 

च्छु (म्वा० आ०--प्लवते, प्लुत) बहना, दैरना--कि 
नामैतत्‌ मज्जंत्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्त इति-महावी. 
१,कलेशोत्तरं रागवशात्‌ प्लवन्ते-रघु० १६।६०,प्लवन्ते 
घर्मेलधवो लोकेऽम्भसि यथा प्लवाः --सुभा० 2. नाव 
में बैठ कर पार जाना 3. इधर उधर झूलना, थर- 
थराना 4. कूदना, छलांग लगाना, फलांगना--भट्टि० 
५१४८, १४।१३, १५।१६ 5. उड़ना, उड़ान भरना, 
हवा में मंडराना 6. फुदकना 7. (स्वर का) दीधं 
होना, प्रेर०-प्छावयति--ते 1. तैराना, बहाना 
2. हटाना, बहा ले जाना 3. स्नान करना 4. जलथल 
एक करना, प्रलय आना, बाढ़ आना, जल में डुबोना 
घट बढ़ कराना, अभि--, 1. बह निकलना 2. हावी 
हो जाना, पराभूत करना (आलं०), अव--, कूकना, 
छलांग लगाकर बाहर होना, उद्‌--, 1. बहना, तैरना 
2. उछलना, फलांगना-मनु० ८।२३, ६३, कूदना, 


उचकना--शि० १२।२२, उप--, 1. बहना, तैरना 
2. प्रहार करना, हमला करना, आक्रमण करना 
3. अत्याचार करना, कष्ट देना, तंग करना, सताना 
-- निश्ाचरोपष्लुतभतुंकाणां (तपस्विनीनाम्‌ ) रषु ० 
१४।६४, १०।५, मनु० ४।१८८, षरि --, 1. तैरना, 
बहना 2. स्नान करना, डुबकी लगाना 3. कूदना, 
उछलना 4 जल प्रलय होना, जलथल होना, बाढ़ 
आना 5. ढकना 6. हावी हो जाना (आलं०), वि-, 
1. इधर उधर बहना, इधर उधर डावाडोल होना, 
घट्बढ़ होना 2. (समुद्र में) निरुद्देश्य संचरण करना, 
तितरबितर होना-हि० ३।२ 3. (मन आदि का) 
अव्यवस्थित होना 4. बर्वाद होना, नष्ट हो जाना 
5. असफल होना, प्रेर०-1. बहाना, तैरना 2. (अयोग्य 
व्यक्तियों का) अध्यापन करना -मनु० ११।१९९ 
3. अव्यवस्थित होना, घबड़ाना, उद्विग्न होना, सम्‌,-- 
1. घट बढ़ होना, इधर-उधर बहना 2. इकट्ठे बहना, 
(पानी की भांति)  मिलना--भग० २।४६। 


प्लुत (भू० क० कृ०) [ प्लु~-क्त ] 1. तैरता हुआ, बहता 
हुआ 2. जलमय हुआ, जळ में डूबा हुआ, जल में बहा 
हुआ 3. कूदा हुआ, फलांगा हुआ 4. (स्वर) दीर्घोकृत, 
प्रदीर्घ हुआ 5. ढका हुआ (दे० “प्लु'), - लम्‌ 1, कूद, 
उछल, उचक 2. कूद फांद, घोड़े का कदम विशेष | 
सम०--गतिः खरगोश (स्त्री) 1. उछल कूद कर 
चलना 2. सरपट दोड़ना, घोड़े की टप्पेदार चाल । 

प्डुतिः (स्त्रीश) [ प्लु+-क्तिन्‌ ] 1. बाढ़, ऊपर से बहना, 
जलमय होना 2. उछल, कूद, उचक जैसा कि 'मंडूक- 
प्लुति' में 3. कूदफांद कर चलना, घोड़े को एक चाल 


{ ७०७ ) 


विशेष 4. स्वर की ध्वनि का लंबा करना, प्रदीर्ध 
करना । 

प्लुष्‌ । (म्वा०, दिवा> क्र्चा» पर०- प्लोषति, प्लुष्यति, 
प्लष्णाति, प्लुष्ट) जलाना, झुलसना, धकधकाना, गर्म 
लोहे से दागवा---ऋतु ० १२२, भट्टि० २०३४ । 
1 (क्रथा> पर० प्लष्णाति) 1. छिड़कना, गीला 
करना 2. लेप करना 3. भरना । * 


प्लुष्ट (भू० क० क० ) [ प्लुष्‌-{-क्त ] झुलसाया गया, 


जलाया गया, दागा गया । 
प्लेब्‌ (भ्वा० आ० प्लेवते) सेवा करना, हाजरी देना, सेवा 


० 


में उपस्थित रहना ! 


क र्ष ] जलाना, अन्तर्दाह होना ('प्रोष' 

भी) । 

प्लोषण (वि०) (स्त्री०-णी) [ प्लुषू--ल्युट्‌ | जलना, 
झुऊसना, जल कर राख हो जाना--तार्तीयीक॑ पुरा- 
रेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं व:--मा० १, (पाठा- 
न्तर),--णम्‌ जलना, झुलसना ('प्रोषण' भी) । 

प्सा (अदा० पर० प्साति, प्सात) खाना, निगल जाना । 

प्सात (भू० क० कृ०) [ प्सा+-क्त ] 1. खाया हुआ 
2. भूखा । 

प्सानम्‌ [ प्सा+-ल्यूट्‌ ] 1. खाना 2. भोजन । 


फक्क (भ्वा० पर०--फक्कति, फक्कित) 1. शनै:-शनै: 
चलना-फिरना, फुर्ती से जाना, सरकना, धीरे-धीरे 
चलना 2. गलती करना, दुर्व्यवहार करना 3. फूल 
उठना । 

फक्किका [ फक्क --ण्वुळ्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. एक अवस्था, 
सिद्ध करने के लिए पूर्वपक्ष, उक्ति या प्रतिज्ञा जिसको 


बनाये रखना हूँ--फणिभाषितमाध्यफक्किका विषमा . 
कुण्डल्नामवापिता-ने ० २1९५ 2. पक्षपात, पूर्व चिन्तित 


सम्मति । 

फट्‌ (अव्य०) एक अनुकरणमूलक शब्द जिसे जादू मंत्रा- 
दिक के उच्चारण करने में रहस्यमय रीति से प्रयुक्त 
किया जाता हे - अस्त्राय फट्‌ । 

फट: [ स्फुट्‌-{-अच्‌, पृषो० ] 1. साँप का प्रसारित किया 
हुआ फणा ('फटां' भी इसी अर्थ मे) --निविषेणापि 
सर्पेण कर्तव्या महती फटा (पाठान्तर-फणा) विषं 
भवतु मा भूद्ठा फटाटोपो भयङ्करः--पंच० १।२०४ 
2. दाँत 3. धूर्त, ठग, कितव । 

कडिगा [फड्‌ इति झब्दमिज्भति-फड्--इड्य--अच्‌ 
टाप्‌ ] झींगुर, टिड्डी, टिड्डा, फतिया । 

कण्‌ (म्वा० पर० फणति, फणित) 1. चलना-फिरना, 
इधर उधर धूमना,-रुरुजुर्भेजिरे फणुबहुधाहरिराक्षसा: 
“-भेट्टिं० १४७८ 2. अनायास उत्पन्न करना, बिना 
किसी परिश्रमके पैदा करना (यह अर्थ कुछ के मता- 
नुसार प्रेरणार्थक क्रिया का हँ) । 

फण,-ण [ फण्‌ +-अच्‌, स्त्रियां टाप्‌] किसी भी साँप 
का फेलाया हुआ फण - विप्रकृतः पन्नगः फणं (फणां) 
कुरुते--श० ६1३०, मणिभिः फणस्थैः---रघु० १३। 
१२, कु» ६१६८, वहति भुवनश्रेणि शेषः फणाफलक- 


स्थिताम्‌ -- भतं ० २1३५ । सम०-करः साँप, - धरः 
1. साँप 2. शिव का नाम-- भृत्‌ (पृं०) साँप,-- मणि: 
साँप के फण में पाई जाने वाली मणि,-- मण्डलम्‌ साँप 
का कुंडलीकृत शरीर-- करालफलमण्डलम्‌ -- रघु ० १२। 
९८, तत्फणामण्डलोदिमेणिद्योतितविग्रहम्‌-१०।७ ! 

फणिन्‌ (पुं०) | फणा--इनि | 1. फणधारी साँप, सामान्य 
साँप, सर्प- उद्गिरतो यद्गरलं फणिनः पुष्णासि 
परिमलोद्गारेः-भामि० १।१२,५८, फणी मयूरस्य 
तले निषीदति--ऋतु० १।१३, रघु० १६।१७, कु० 
३1२१ 2. राहु का विशेषण 3. पतंजलि का विशेषण, 
(पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य के प्रणेता) --फणि- 
भाषितभाष्यफक्किका- ने० २।९५। सम०-- इन्द्रः 
~- ईश्वरः 1. शेषनाग का विशेषण 2. साँपों के 
अधिपति अनन्त का विशेषण 3. पतंजलि का विशेषण, 
-- खेलः लवा, बटेर, तल्पगः विष्णु का (शेषनाग 
जिनकी शय्या है) विशेषण, पतिः 1. वासुकि या 
शेषनाग का विशेषण 2. पतंजलि का विशेषण -- प्रियः 
वायु, फेनः अफीम, भाष्यम्‌ (पाणिनि के सूत्रों पर 
किया गया भाष्य) महाभाष्य,-- भुज्‌ (पुं०) 1. मोर 
2. गरुड़ का विशेषण । 

फत्कारिन्‌ (पुं०) | फत्कार-{-इनि ] पक्षी । 

फरम्‌ | फल्‌-अच्‌, रल्योरभेदः | ढाल--तु० फलक । 

फरुबकम्‌ (नपुं०) पानदान पान रखने का डब्बा । 

फर्फरीकः [ स्फुर्‌+-ईकन्‌, घातोः फर्फरादेशः ] खुले हुए 
हाथ को हथेली । - कम्‌ 1. ताजा अंकुर या टहनी का 
अंखुवा 2. मृदुता, का जूता । 

फल्‌ 1 (म्वा० पर० फलति, फलित) 1, फल आना, फल 
पैदा करना-नानाफले: फलति कल्पछतेव विद्या-भर्तू ० 


( ७०१ 


२१४०, परोपकाराय द्रुमाः फलन्ति- सुभा ०--विधातु- 


व्यापारः फलतु: च मनोज्ञश्च भवतु-मा० १११६ (इस 


अर्थ में प्रायः सकर्मक के रूप म घातु का प्रयोग होता है) 
---मौयंस्येव फलन्ति विविधश्रेयांसि मन्नीतयः-सुद्रा ० 
२।१६ “निष्पन्न या घटित करना' 2. परिणामयुक्त 
होना, सफल होना, पूरा होना, निष्पन्न होना, काम- 
याब होना - 'कैकेयि कामाः फलितास्तवेति- रघु० 
१३।५९, १५।७८, यदा न फेलु: क्षणदाचराणां (मनो- 
रथा:)-भट्टि ० १४११३, १२।६६, नेवाकृतिः फलति 
नैव कुलं न शीलम्‌-भर्तृ० २।९६,११६ 3. फल 
निकलना, परिणाम या नतीजा पैदा करना--फलित- 
सस्माकं कपटप्रबन्धेन-हि० १, फलितं नस्तहि 
भगवती पादप्रसादेत-मा० ६, कि० १८२५, खलः 
करोति दुवृत्तं नूनं फलति साघुषु--हि० ३1२१, (दुष्ट 
व्यक्ति बुरे कार्य करते हैं और भले पुरुषों को उनका 
परिणाम भुगतना पड़ता है 4. पक्का होना, पक जाना। 
में), दूसरे अर्थ में फलित) 1. बळपूर्वेक तोड़ना, 
खंड २ करना, फट जाना, दरार पड़ना--तस्य 
मूर्धानमासाद्य पफालासिवरो हि सः-महा० 2. प्रति- 
फलित होना, अक्स पड़ना--कि० ५३८ 3. जाना । 


फलम्‌ [ फल्‌ +अच्‌ ] 1. फल (आलं० से भी) जैसे वृक्ष 


का--उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलम्‌--श० ७।३०, 
रघु० ४।३३, १।४९ 2. फसल, पैदावार--कृषिफलं 
--मेघ० १६ 3. परिणाम, फल, नतीजा, प्रभाव 
--अत्युत्कटेः पापपुण्ये रिह्वैव फलमश्नृते--हि० १।८३, 
फलेत ज्ञास्यसि-पंच० १, न नवः प्रभुराफलोदयात्‌ 
स्थिरकर्मा विरराम कर्मेणः--रघु० ८।२२, १।३३ 


4. (अतः) पुरस्कार, क्षतिपूति, पारितोषिक (शुभ 


या अशुभ) प्रतिफल--फलमस्योपहासस्य . सद्यः 
प्राप्स्यसि पश्य मामू--रघु० १२।३७ 5. कृत्य, कर्म 
(बिप० वचन) --बरुबते हि फलेन साधवो न तु कठेन 
निजोपयोगिताम्‌-ने ० २।४८, “भले पुरुष अपनी उप- 
योगिता कर्मों से सिद्ध करते हैन कि वचनोंसे' 
6. उद्देश्य, आशय, प्रयोजन--परेङ्गितज्ञानफला हि 
बुद्धयः --पंच० १।४३, किमपेक्ष्य फलम्‌--कि० २।२१ 
किस आशय क्रो विचार में रखकर”, मेघ? ५४ 


7, उपयोग, भराई, लाभ, हित--जगता वा विफलेन | 


कि फलम्‌--भामि० २६१8. लाभ या मूळराशि 
का ब्याज 9. प्रजा, सन्तान--रघु० १४३९ 
10. (फल की) गिरी 11. पट्टिका या फलक 
12. (तलवार का) फल 13. तीर की नोक या सिरा, 
याण, गीतकार--मुद्रा० ७।१० 14. ढाल 15. अंड- 
कोष 16. उपहार 17. (गणित में) गणना-फल 
18. गुणनफल 19. रजःस्लाव 20. जायफल 21. हल 


म (स्वा० पर०-फलति, फुल्ल या फुल्त (पहले अर्थ 


) 


का फल, फाली । सम्र ०--अदनः--फलाशन,- - अनु- 
बन्धः परिणामक्रम, फलपरम्परा,- अनुमेय (वि०) 
जिसका अनुमान फल या परिणाम पर निर्भर हो 
~-फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव--रघु० 
१।२०,--अन्तः बांस, अन्वेषिन्‌ (वि०) (कर्मो के) 
पुरस्कार या क्षतिपूर्ति की खोज करने वाला, अपेक्षा 
(कर्मो के) फ़ल या परिणामों की आशा, नतीजे का 
ध्यान, -- अशनः तोता,-अम्लम्‌ इमली,-अस्थि (नपुं०) 
नारियल,--आकांक्षा (अच्छे परिणामों की) आशा 
—दे० फलापेक्षा,-- आयमः 1. फलों की पैदावार, 
फलों का भार,--भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमे:--श० 
५११२ 2. फलों का मौसम, पतझड,-- आढ्य (वि०) 
फलों से भरा हुया,--आढ्या एक प्रकार के अंगूर 
(जिसमें गुठलियाँ या बीज नहीं होते),--उत्पत्तिः 
(स्त्री) 1. फलों की पैदावार 2. फायदा, लाभ 
(त्तिः) आम का वृक्ष (कभी-कभी इसी अर्थ को प्रकट 
करने के लिए 'फलोत्पत्ति' भी लिखा जाता है), 


--उदयः 1. फलों का दिखाई देना (आना), फल 
या परिणाम का निकलना, अभीष्ट पदार्थ या सफलता 
की प्राप्ति--आफलोदयकर्मणाम्‌-रघु० १।५, 
--उद्देशः फलों का ध्यान, दे० फलापेक्षा,-कामना 
परिणाम या फल की इच्छा,--कालः फलों का समय, 
--केशरः नारियल का पेड़, - ग्रहः हित या लाभ को 
ग्रहण करने वाला, --प्रहि,--ग्रहिन्‌ (वि०) (फले- 
ग्रहि या फलेग्राहिन्‌) फलो से भरा हुआ, मौसम में 
फल देने वाला, - इलाध्यतां कुलमुपैति पैतृकं स्यान्म- 
नोरथतरुः फलेग्रहि:--कीति० ३।६०, मा० ९।३९, 
द (वि०) 1. उपजाऊ, फलदार, फल देने वाला 
--मनु० ११।१४२ 2. लाभकर या ve चाने 
बाला (दः Pa --निवृत्तिः (स्त्रीश) परिणामों की 
समाप्ति, : फलों का उत्पादन, - ६8 फले- 
पाक? भी) 1. फलों का पकना 2. | की 
पूर्णता,-- पावपः फलवृक्ष, - पुरः,--पुरकः सामान्य 
नीबू का पेड़, प्रदानम्‌ 1. फलों का देना 2. विवाह 
के अवसर पर एंक संस्कार विशेष, बन्धिन्‌ (वि०) 
फल को विकसित करने वाला या रूप देने वाला, 
--भूमिः (स्त्री) वह स्थान जहाँ मनुष्य अपने 
कर्मो का समा भ फल भोगता है (अर्थात्‌ स्वर्गे था 
नरक) ,--भृत्‌ \ वि०) फलदायी, फलों से पूर्ण, भोगः 
1. फलों का आनन्द लेना 2. भोगाधिकार,--बोगः 
1. अभीष्टपदार्थ या फल की प्राप्ति- मुद्रा ७।१० 
2. मजदूरी, पारिश्रमिक, - राजन्‌ (पुं०) तरवूजा 
--बतुलम्‌ तरबूज,-- वृक्षः फलदारवृक्ष,--वृक्षक कट- 
हल का वृक्ष,--शाडवः अनार का पेड़,--श्रेष्ठः आम 
का पेड,--संपद्‌ 1. फलों की बहुतायत 2. सफलता, 


( ७०२ ) 


-र्‍साधनम्‌ अभीष्ट पदार्थं की उपलब्धि का 


उद्देश्य की पूर्ति, -- स्वेहः अखरोट का पेड़, - हारी 


काली या दुर्गा का विशेषण । 


फलकम्‌ [फल--कन्‌] 1. पट्ट, तस्ता, शिला, पटल या 


पट्टो--काल: काल्या भुवनफलके क्रीडति प्राणिशारैः 
“भर्तृ० ३।३९, दूत” चित्र? आदि 2. चपटी सतह 
--चुंब्यमानकपोल फलकाम्‌ --का० २१८, धृतमुग्ध- 
गंण्डफलकेविबभु:--लि० ९।४७,३७, तु० 'तट' 3 ढाल 
4. पत्र, पृष्ठ 5. नितंब, कूल्हा 6. हाथ की हथेली । 
सम०--पाणि (वि०) (योद्धा की भांति) ढाल से 
सुसज्जित,-यन्त्रम्‌ भास्कराचार्य द्वारा आविष्कृत 
एक ज्योतिविषयक उपकरण । 

फलतः (अव्य०) [फल {-तसिल्‌] फलस्वरूप, परिणामरूप, 
यथार्थतः । 

फलनम्‌ [फल्‌ +ल्युट्‌ | 1. फल आना, फलवान्‌ होना 2. फल 
या परिणाम उत्पन्न करना । 

फलवत्‌ (वि०) [फल--मतुप्‌] 1. फलवान्‌, फलदार 
2. फलदायी) परिणामदर्शी सफल, लाभकारी,--ती 
'प्रियंगु' नामक लता । 

कलिता [फल +-इतच्‌+-टाप्‌] रजस्वला स्त्री । 

फलिन्‌ (वि०) [फल--इनि] फलों से पूर्ण, फलदायी, 
(आलं० भी) पृष्पिणः फलिनञ्चेव वृक्षास्तूभयतः 
स्मृता:--मनु० १।४७, मृच्छ० ४१०, ( पुं० ) 
वृक्ष । 

फलिन (वि०) [फल्‌+-इनच्‌] फलों से पूर्ण, फलदायी, 
सः कटहूल का पेड़ । 

फलिनी,-फली [फलिन्‌ +-डीप्‌, फल्‌ +-अच्‌ + डीप्‌] प्रियंगु 
छता (कवियों के द्वारा इसे आम को पत्नी” कहा 
गया हुँ --तु० रघु० ८।६१) । 

फल्गु (वि०) RR पर रि च] 1. बिना गूदे का, 
रसहीन, तत्त्वरहित, -"सारं ततो ग्राह्मम- 
पास्य फल्गु--पंच० १।२ 2. अयोग्य, निरर्थक, 
महत्त्वहीन--शि० ३।७६ 3. अल्प, सूक्ष्म 4. निर्मूल, 
व्यर्थं 5. दुर्बल, बलहीन, निस्सार, ल्गुः (स्त्री) 
1 वसन्तक्रतु 2. गूलर का वृक्ष 3. गया के पास एक 
नदी । सम०--उत्सबः वसन्तोत्सव, होली का त्योहार । 

फल्गुनः | फल्‌ +-उमन्‌, गुक्‌ च ] 1. फाल्गुन का महीना 
2. इन्द्र का नामान्तर,--नी एक नक्षत्र का नाम- कु० 
७।६। 

फल्यम्‌ [फल--यत्‌ |] फूल । 

फाणिः, फाणितम्‌ | फण्‌¬-णिच्‌+-इञ्ञ्‌, क्त वा ] सीरा, 
राब । 

फाष्ट (वि०) [ फण्‌+-क्त, नि० साधुः ] सुगम प्रक्रिया 
द्वारा निमित, आसानी से बनाया हुआ (जैसे काढ़ा), 
-¬2ः,~डच्‌ अर्क, काढ -फाण्टमनायाससाध्यः कषाय- 


विशेष:--सिद्धा ०, फाण्टचित्रास्त्रपाणयः-भट्टि० ९१७, 
(दे० भाष्य) । 

फालः,-लम्‌ [ फल-+-अण, फल्‌ ]-घडा बा ] 1. हल का 
फल, फाली-मनु ० ६।१६ 2. बालों की मांग निकालना, 
सीमंतभाग - ने० १।१६,-लः 1. बलराम का विशेषण 
2. शिव का विशेषण 3. नीबू का पेड़, - लम्‌. 1. सूती 
कपड़ा 2. जोता हुआ खेत । 

फाल्गुन: [फाल्गुन +-अण्‌ | 1. महीने का नाम (जो फ़रवरी- 
मार्च में आता है) 2. अर्जुन का विशेषण - महा० में 
नाम की व्याख्या इस प्रकार हँ-उत्तराम्यां फल्गुनीभ्यां 
नक्षत्राम्यामहं दिवा, जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां 
फाल्गुनं बिदुः 3. वृक्ष का नाम, जिसे “अर्जुन' कहते 
हैँ । सम० --अनुज: 1. चैत्र का महीना 2. वसंतकाल 
3. नकुल और सहदेव का विशेषण । 

फाल्गुनी [ फाल्गुनी --अण्‌ --डीप्‌ ] फाल्गुन मास की 
पूणिमा । सम० - भबः बृहस्पति ग्रह का विशेषण । 

किरज्धः (पुं ) फिरंगियों अर्थात्‌ यूरोपियनों का देश । 

फिरद्धिन (पु०) [ फिरंग--इनि ] फिरंगी, अंग्रेज, 
यूरोपियन । ५ 

फुकः [फु--क॑--क] पक्षी । 

फु (फू) त्‌ (अव्य०) अनुकरणमूलक शब्द जो प्रायः 'कू' 
के साथ प्रयक्त होता है, तरल पदार्थों में फूंक मारने 
से पैदा होने वाली ध्वनि, कभी-कभी इससे घृणा सूचित 
होती हे, फु (फू) त्‌ क (किसी तरल पदार्थ में) 
फूँक मारना--बाल: पायसदग्धो दध्यपि फूत्कृत्य 
भक्षयति - हि ४।१०३। सम०- कारः,-- कृतम्‌, 
-कृतिः (स्त्री) 1. फूंक मारना 2. साँप की फुफकार 
3. सी सी करना, सायं सायं की घ्वनि 4. सुबकना 
5. चीख मारना, ज़ोर की चीख, चीत्कार । 

कुप्कुसः,-सम्‌ (नपुं०) फेफड़े । 

फुल्ल्‌ (म्वा० पर० फुल्लति, फुल्लित) कली आना, फूलना, 
फुलाना, (पुष्प का) खिलना । 

फुल्ल (भू० क० कु०) [फल-|-क्त, उत्वं लत्वम्‌ ] 1. फैलाया 
हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ--पुष्पं च फुल्लं नव- 
मल्लिकायाः प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌-- ऋतु 
६1६, फुल्लारविदवदनाम्‌-- चौर० १ 2. फूल आना, 
खिला हुआ-- रघु० ९।६३ 3. विस्तारित, फँलाया 
हुआ, (आँखों की भाँति) खूब खुला हुआ-- पंच० 
१।१३६। सम०- लोचन (वि०) (हर्ष से) खिली 
हुई आँखों वाला (नः) एक प्रकार का मृग । . 

फट्कारः [फेट्‌+-कृ-घञ्ञ्‌ ] चीख, हुक (कुत्ते भेड़िये की 
ध्वनि) । 


फेणः,-नः [स्फाय्‌+-न, फे शब्दादेश:, पक्षे शत्वम्‌] 1. झाग, 


फेन (कफ आदि) --गौरीबक्यभुकुटिरचनां या विह- 
स्येव फेनैः--मेघ० ५०, रघु० १३११, मनु० २।६१ 


( ७०३ ) 


2. मुँह का झाग या बुलबुला 3. थूक। सम०--पिण्ड: 
1. बुलबुळा 2. खोखला विचार, अनस्तित्व,-- बाहिन्‌ 
(पुं०) छानने के काम का कपड़ा । 

फेण (न) क [फेण--कन्‌] दे० “केन । 

कनि (वि०) [ फेन--इल्च्‌ ] झागदार, बुलबुले वाला, 
-ए फेनिलमम्बुरार्शि -रघु० १३।२। 

फेर: फेरण्डः [फे--रा--क, फ--रण्ड्--अच्‌] गीदड़ । 

फेरबः [फे इति रवो यस्य ब० स०] 1. गीदड-क्रन्दत्फेरव- 


बहू (म्वा० अः० बहते, बंहित) बढ़ना, उगना । 

बंहिमन्‌ (पुं) [बहुल--इमनिच्‌, बंहादेशः] बहुतायत, 
बाहुल्य । 

बंहिष्ठ (वि०) [बहुल--इष्ठन्‌, बंहादेशः उ० अ०] 
अत्यन्त अधिक, अत्यंत बड़ा, बहुत ही ज्यादह । 

बंहीयस्‌ (विऽ) [बहुल्‌+-ईयसुन्‌, बंहादेशः म० अ०] अपे- 
क्षाकत अधिक्र, बहुत ज्यादह, अपेक्षाकृत बहुसंख्यक । 

बकः [वङ्क-+-अच्‌, पृषो० साधुः] 1. बगला 2. ठग, धूतं, 
पाखंडी (बगला बड़ा धूतं पक्षी हे, वह अपने पंजे में 
दूसरों को फांस लेता हैं) 3. एक राक्षस का नाम 
जिसे भीम ने मारा था 4. एक राक्षस का नाम जिसे 
कृष्ण ने मारा था 5. कुबर का नामान्तर । सम०-चरः, 
वृत्तिः, ~्रतचरः,-ब्रतिकः,--ब्रतिन्‌ (पुं०) बगले 
की भांति आवरण करने वाला, ढोंगी, पाखंडी-अघो- 

` दृष्ठिनैंप्कृतिक:, स्वार्थसावनतत्परः, शठो मिथ्याविनीत- 

इच बकव्रतचरो द्विजः--मनु० ४।१९६,--जित्‌ (पुं ) 
--निषूदसः 1. भीम का विशेषण 2. कृष्ण का विशे- 
षण,--म्रतम्‌ बगले की भांति आचरण, पाखंड । 

बकुलः [बङ्क्‌-|- उरच्‌, रेफस्य लत्वम्‌, नलोपः] एक (मौल- 
सिरी) वृक्ष (कहा जाता है कि कविसमयानुसार तरु- 
णियों द्वारा मदिरा का गंडूष छिड़कने पर इसमें 
मंजरी फूट आती है)--ह#ांक्षत्यन्यों (अर्थात्‌ केसर 
या बकुल) वदनमदिरां दोहदच्छद्मंनाऽस्याः--मेघ ० 
७८, बहुल: सीधुगंडूषसेकाते (विकसित) (इस प्रकार 
के अत्यवृक्षों से संबद्ध कबिसमयों के लिए प्रियंगु के 
नीचे उद्धरण देखो ),--लम्‌ मौळसिरी वृक्ष का सुगंधित 

फूल--भारम० १४५४ | 

बकेरका [बकानां बरुसमूहानाम्‌ ईरुक यतियंत्र--ब० स०] 
छोटी बगरी । 

कोटः (पुर) बगळा ! 


चण्डडात्कृति--मा० ५।१९ 2. धूर्त, बदमाश, ठग 
3. राक्षस, पिशाच । 


करुः [फे--रु--ड] गीदड़ । 
कलम्‌, फेला, फलिका, फेली [ फेल्यते दूरे निक्षिप्यते, 


फेल्‌--अङ्‌, स्त्रियां टापू, फेल इन्‌-+-कन्‌-†-टाप्‌, 
फेलि--डीष्‌] उच्छिष्ट भोजन, भोजन का बचा खुचा 
भाग, जूठन । 


बटुः [बट्‌--उ, बवयोरभेदः] बालक, लड़का, छोकरा 
(बहुधा तिरस्कारसूचक) चाणक्यबटु:-आदि दे० “बट! । 

बडि (लि) शम्‌ (नपुं०) मछली पकडून क्रा कांटा--भतुं० 
.३।३१। 

बत (अव्य०)[वन्‌+- क्त, बवयोरभेदः]निम्नांकित अर्थ प्रकट 
करने वाला अव्यय 1. शोक, खेद--वयं बत विदूरतः 
क्रमगता पशोः कन्यका -मा० ३।१८, अहो बत मह- 
त्पापं कतुँ व्यवसिता वयम्‌, भग० १।४५ 2. दया या 
करुणा--क्व वत हरिणकानां जीवितं चातिलोरूम्‌ 
-श°० १।१० 3. संबोधन, पुकारना--बत वितरत तोयं 
तोयवाहाः नितान्तम्‌ --गण०, रघु० ९।४७ 4. हर्षं या 
संतोष--अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यृः---कु० ३।२० 
5. आचर्य, अचंभा, अहो बत महच्चित्रम्‌-का० १५४, 
6. निन्दा ('अहो' के साथ 'बत' के अर्थ 'अहो' के 
अन्तर्गत दे०) । 

बदरः[बद्‌+-अरच्‌]वेर का पेड़, रम्‌ बेर का फल,--कर- 
बदरसदुशमखिलं भुवनतलं यत्प्रसादतः कवयः, पश्यन्ति 
सुक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी--वास० १, 
भामि० २।८। सम०--पाचनम्‌ एक पुण्यतीर्थं स्थान । 

बदरिका [बदरी-+कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्वः] बेर का पेड़ या 
फल,-- अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मतोहराः--हिं० 
१।९४ 2. गंगा का एक स्रोत, जो नर और नारायण 
के आश्रम के निकट स्थित है, इसे ही बदरीनारायण 
कहते है । सम०--आश्रमः बदरिका का आश्रम । 


बदरो [बदर] डीष्‌] 1. बेर का पेड़; दे० बादरायण 
2.==बदरिका (ऊपर 2) । सम०--तपोबनम्‌ बदरी- 
स्थित तपस्या करने का उद्यान--कि० १२।३३, 
~ कलम्‌ बेर के पेड़ का फल,--बनम्‌ (णम्‌) बेर 
की झाडी या जंगल,--शेलः बदरी पर स्थित पहाड । 
बद्ध (भू० क० कृ०) [बन्धू--क्त] 1. बाँधा हुमा, बंधा 


( ७०४ ) 


हुआ, कसा हुआ 2. श्यंखलित, बेडियो से जकड़ा हुआ 
3. बंदी, पकड़ा हुआ 4. अवरुद्ध, कारावासित 5, कमर 
कसे हुए 6. संयत, दबाया हुआ, रोका हुआ 
7. निमित, बनमा हुआ 8. प्यार किया गया, 
रिझाया गया 9. मिलाया गया, संहित 10. पक्का 
जमाया यया, दृढ़ । सम०-अङ्गुलित्र,--अगुङ्लित्राण 
(वि०) दस्ताना पहने हुए, अञ्जलि (वि०) हाथ 
जोड़े हुए, आदर या सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करते 
हुए, “अनुराग (वि०) स्नेह में बंधा हुआ, प्रेम के 
कारण अनुरक्त, प्रेमबंधन में जकड़ा हुआ,-- अनुशय 
(वि०) पश्चात्ताप करने वाला, -- आशङ्क (वि०) 
जिसकी आशंकाएँ बढ़ गई है, श ङ्काकुल,-उत्सव (वि०) 
उत्सव या त्यौहार मनाते हुए,-उद्य॒म (वि०) मिलकर 
प्रयत्न करनेवाले, कक्ष,-कक्ष्य (वि०) दे० 'बद्धपरि- 
कर'- कोप,-मन्यु-रोष (वि०)1. क्रोध अतुभव करते 
हुए, क्रोध या रोष की भावना रखते हुए 2. अपने 
क्रोध का दमन करने वाला,- चित्त, -- सनस्‌ (वि०) 
मन को किसी ओर जमाये हुए, मन को किसी ओर 
दृढतापूर्वक लगाने वाला, -जिल्ल (वि०) जिसकी 
जिह्वा कील दी गई हुँ, दृष्टि,-- नेत्र, - लोचन 
(वि०) आंख को एक ओर जमा कर ताकने बाला, 
टकटकी लगाकर देखनें वाला,--धार(वि०) लगातार 
अविच्छिन्न रूप से बहने वाला, - नेपथ्य (वि०) 
नाटकीय वेशभूषा धारण किये हुए,- परिकर (वि०) 
कमर बांधे हुए, कमर कसे हुए, तैयार, सज्जित, 
- अतिज्ञ (वि०) 1. जिसने कोई ब्रत या प्रतिज्ञा की 
हूं 2. दृढ़ संकल्प वाला,--भाव (वि०) स्नेहील, 
दिल लगाये हुए, मुग्ध (अधि० के साथ) -- दृढ़ं त्वयि 
बद्धभावोर्वशी - विक्रम० २,-- मुष्टि (वि० ) 1. मुट्ठी 
बाँध हुए 2. मुट्ठी भींचे हुए, कंजूस, - भूल (वि०) 
जिसकी जड़ गहराई तक गई हो, जड़ पकड़ हुए 
“बद्धमूलस्य मूलं हि महद्वैरतरोः स्त्रियः---शि० 
२।२८, ~ मौन (वि०) जीभ थामे हुए, मौन रहने 
वाला, नुप  अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविस्लेषदुःखा- 
दिव बद्धमौनम्‌---रघु० १३।२३,--राग (वि०) 
आसक्त, मुग्ध, अनुरक्त--पंच० १।१२३,--बसति 
(वि०) अपना वास स्थान स्थिर करने वाला, वाच्‌ 
(व०) जिह्वा रोके हुए, चुप रहने वाळा, देषथु 
(वि०) कंपकपी से ग्रस्त, - बेर (वि०) जिसको 
किसी से घोर घृणा हो गई हो या पक्की शत्रुता हो गई 
हो,- शिख (वि०) 1. जिसने अपनी चोटी बांध ली 
ह, (चोटी में गाँठ दे ली है). 2. जो अभी बच्चा है, 
बाळक,--स्नेह (वि०) अनुराग करने वाला, 
स्मेहशीळ । 


बघू (भ्वा० आ०--बीभत्सते-- मूल अर्थ को बताने वाले 
बघ्‌ धातु का सन्नन्त रूप) घिन करना, घृणा करना, 
अरुचि रखना, संकोच करना, झिझका, ऊबना (अपा० 
के साथ) - येभ्यो बीमत्समानाः--उत्तर० १। 

बधिर (वि०) [बन्ध्‌+-किरच्‌] बहरा,---ध्वनिभिर्जनस्य 
बधिरीक्षतश्रुते:--शि० १३।३, मतु० ७1१४९ । 

बधिरयति (ना० धा० पर०) बहरा अनाना (आलं० 
से भी) -- बघिरिताशेषदिगन्तरालम्‌-- का०, महावी० 
६1८० | 

बधिरित (वि०) [बघिर--इतच्‌] बहरा किया गया, बहुरा 
बनाया राया । १ 

बधिरिमन्‌ (पुं०) [वधिर-|-इमनिच्‌] बहरापन । 

बन्दिः - दी (स्त्री०) [वन्द--इनू, वन्दि--डीपू] 1. बंधन, 
कारावास 2. कैदी, बंधुआ--कु० २।६१ । 

बन्ध्‌ (क्रधा० पर० बध्नाति, बद्ध०, कर्म» बध्यते) 
1. बांधा, कसना, जकड़ना--बद्धु न संभावित एव 
तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः .. कु० ७५७, रघु० 
७।९, कु०७।२५, भट्टि> ९।७५ 2. दबोचना, पकडता, 
जेल में डालना, जाल में फसाना, बंदी बनाना 
-~कर्मभि्ने स बध्यते -भग० ४।१४, बलिर्बबन्धे 
-भट्रि> २।३९, १४५६ 3. जंजीर में बांघना, 
बेड़ी में जकड़ना 4. रोकना, ठहराना, दमन करना 
यथा बद्धकोप, बद्धकोष्ठ आदि में 5. पहनना, धारण 
करना- न हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बघ्यते 
-पंच० १।७२, बबन्धुरंङ्गुलित्राणि - भट्टि १४७, 
6. (आंख आदि का) आकृष्ट करना, गिरफ्तार 
करना - बबन्ध चक्षूंषि यवप्ररोह:- कु० ७1१७, या 
बध्नाति मे चक्षुः (चित्रकूटः) रघु० १३।४७ 
7. स्थिर करका, जमाना, (आँख या मन आदि) 
निदेशित करना, डालना (अधि० के साथ) --दुष्टि 
लक्ष्येषु बन्धन्‌--मुद्रा० १।२, रघु० ३४, ६।३६, 
भट्टि २०२२ 8. (बाल आदि) बाँघना, मिलाकर 
जकड़ना - मुद्रा ० ७।१७ 9. निर्माण करना, संरचन 
करना, रूप देना, व्यवस्थित करना-बद्धोमिनाकव- 
नितापरिभुक्तमुक्तम्‌--कि० ८1५७, मृगकुलं रोमन्थ- 
मम्यस्यतु० श० २।६, तस्याञ्जलि बन्धुमतो बबन्ध 
रघु १६५, ४३८, ११।३५, ७८, कु० २४७, 
५३० भट्टि० ७1७७ 10. एकत्र करना, रचना 
करना, (कविता श्लोक आदि) निर्माण करना 
~ तुष्टैबद्धं तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्रम्‌ 
--विक्रम० १८।१०७, इलोक एव त्वया बद्ध:--रामा० 
11. बनाना, पैदा करना, (फल आदि) जन्म देना 
-रघु० १२।६९, श० ६।४ 12. रखना, अधिकार में 
करना, ग्रहण करना, संजो कर रखना--उत्तर० २।८, 
(बंध! के अर्थो में उन संज्ञाओं के अनुसार जिनसे वह 


( ७०५ ) 


संयुक्‍त होता हे, नाना प्रकार के परिवतंन होते हैं । 
उदा०--श्रृकुटि बन्घ्‌ भोंहो में बल डालना, त्योरी 
चढ़ाना, मुष्टि बन्धु मुट्ठी बाँधना, अज्जलि बन्ध्‌ नम्र 
निवेदन के लिए हाथ जोड़ना, चित्तं, धियं, 
मनः, हृदयं, बन्ध्‌ मन लगाना, दिल लगाना, 
प्रीति, भाव, रागं बन्ध्‌, प्रेमपाश में बद्ध होना, 
मुग्ध होना,--सेतुं बन्ध्‌ पुल बनाना, सेतु का निर्माण 
करना, बैरं बन्ध्‌ घृणा पेंदा होना, शत्रुता, 
सख्यं, सौहृदे बन्ध्‌ मंत्री करना, गोलं बन्ध्‌ गोल 


बाँघना, मंडलं बन्ध्‌, मंडल बनाना, गोल बांध कर | 


बैठना मौनं बन्ध्‌. चुप्पी साधना, परिकरं बन्छ , कक्षां 
बन्ध कमर कसना. तयार हो जाना -दे० बद्ध के नीचे 
समस्त शब्द, प्रंर० - बंघवाना, बनवाना, रचवाना, 
निर्माण करवाना -- रघ्‌० १२।७०, अनु -, 1. बांधना, 
जकडना शि० ८।६९ 2. लग जाना, चिपकना, जुड़ 
जाना---तात्येवाक्षराणि मामनुबध्नन्ति उत्तर० ३, 
3. उपस्थित रखना चुपचाप अनुसरण करना, पद 
चिह्णो पर चलना - मघुकरकुलेरनुबध्यमानम्‌ - का० 
१३९. को नु खत्वसमनुबाध्यमानस्तपस्विनीभ्यामबाल- 
सत्त्वः बाळ ४1० ३ 4. दबाव डालना. प्रेरित करना, 
अत्यत आग्रह करता, , 1. बांधना जकडना, 
कसना . मन? १११५०५ 2. बनाना, निर्माण करना, 
आवडशि्थित करन --आजद्धमण्डला तापसपरिषद--का ० 
४१. आदद्रमाठा . मेघ० ९, भट्टि» ३३०, कि० 
५1२३ -आवद्धरेखमभितो नवमञ्जरीभिः--गीत० ११ 
3 स्थिर करना जमाना, निदेशित करना--रघु० 
१४४०, उद --, बाधना, लटकाना कंठमुद्बध्नाति 
“मुद्रा? ६. रत्र० ३६६५, नि , बांवना, कसना 
जकड़ना, श्यवलित करना, वेडी में वांखना आएत्म- 
वन्तं न कर्माणि निबध्तन्ति धनऊजय ` भग० ४६४१ 
९१९, १४७, १९१७, मन्‌? ६।३४, कु० ५१० 
2. स्थिर करना जमाना -त्वयि निब्रद्वरते विक्रम” 
४४२९ 3 बनाना. निर्माण करना. सरचना करना 
व्यवस्थित करना-हेमनिबद्धं चक्रम्‌. पापाणचयत्र दः 
कूपः आदि 4. लिखना, रचना करना - मथा निवद्धेय- 
मतिद्दयी कथा-क० ५, निस्‌ -„ दवाव डालना, प्रेरित 


करना, अव्यत आग्रह करना, परि -.1. कसना, बांधता | 


2. पहनना 3. घेरा डालना, चारो ओर से बांघमा 
4. गिरफ्तार करना, ठहराना 5. विघ्न डालना, 
रुकावट डालना प्रति , 1. कसना, जकड़ना, बाँधना 
ञ्वीतप्रतिवद्धवत्सा म्‌ {घेनुम्‌) - रघु० २।१ 2. स्थिर 
करना, निदेशित करता, कु० ७1९१ 3. खचित करना, 
जड़ना, मडना--पदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते पंच 
१४७५, वहूलानु रागकुरुविन्ददलष्रनिवद्धमध्यमिव दिग्व- 
लयम्‌ -शि० ९१८ 4. अवरोध करना, तिष्न डालना, 


८९ 


1 
| 
| 


पीछे हटाना, निकाल देना, बंद कर देना--प्रति- 
बघ्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रम:-- रघु० १।७९ 
5. रोकना, हस्तक्षेप करना --मँनमन्तरा प्रतिबध्नीतम्‌ 
झ० ६, समू--1. मिला कर बाँधना या कसना, एकत्र 
करना, संयुक्त करना, साथ लगाना 2. संरचन करना, 
बनाना- दे० संबद्ध । 


वन्धः [वन्ध न घडा] 1. ग्रन्थि, बन्धन--यथा-आशाबन्ध ) 


2. वालों को बांधने की पट्टी, फीता विक्रम» ४१० 
श० १॥३० 3. शृंखला, वेडी 4 बेडी डालना, 
कारागार में डालना, जेल में बंद करना --मनु० 
८1३१० 5. बोचना, पकड़ना, पकड़ लेना - गजबन्ध 
--रघु० १६२ 6 निर्माण, संरचना, व्यवस्थापन 
सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌--सा० द० ६ 7. भावना, 
घारणा, विचारना-- हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे 
विरोघम्‌-विक्रमांक० १८।१०७,रघु ० ६।८१ 8. संयोग, 
मिलन, अन्तः सम्पर्क 9. जोड़ना, मिलाना, मिश्रण 
करनः--रघु० १४1१३, अञ्जलिबन्ध आदि 10. पट्टी 
तनी 11. सहमति, सांमनस्य 12. प्रकटीकरण, प्रदर्शन, 
निरूपण--रघ्‌० १८।५२ 13. बंधन, भवबंधन (विप० 
मुक्ति ०--अर्थात्‌ सांसारिक बघनों से पूर्ण मोक्ष) बन्षं 
मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विको --भग० 
१८।३०, बन्धान्मक्त्य खल्‌ मखमुखान्‌ कुर्वते कर्म- 
पाशानू--भामि० ४२१, रघु० १३।५८, १८७ 
14. फल, परिणाम 15. स्थिति, अंगविन्यास, --आसन- 

धघीर:--रघु० २।६ कु० ३४५, ५९ 16. मथुन 
करते समय विशेष आसन, रतिबंध, (रतिमंजरी में 
इस प्रकार के १६ आसन बताये गये हैं, जब कि और 
लेखक ८४ तक बढ़ा देते हैं) 17. गोट, किनारी, रूप 
रेखा, डाँचा 18. किसी इलोक का कोई विशिष्ट रूप- 
उदा० खङ्गबंघ, पद्मबंध, मुरजबंध- - काव्य ० ९ 
19. स्नायू, कण्डरा 20, शरीर 21. अमानत, धरोहर । 
म० --करणम्‌ बेड़ी डालना, कारागार में डालना, 
- सन्त्रम्‌ पूरी सेना या चतुरोंगणी सेना अर्थात्‌ गजा- 
रोही, अश्वारोही, रथारोही तथा पदाति, पारुष्यम्‌ 
अस्वाभाविक या कृत्रिम शब्दरचना, स्तम्भः पशुओं 
को बांधने का खूंटा (उदा० हाथी आदि) । 


बन्धकः [ बन्धु +प्यूल | 1 बांधन वाला, पकड़ने वाळा 


2. बोचने वाला 3 बंध, गाठ. रस्सी, चमड़े का तस्मा 

किनारा. बांध 5. घरोहर, अमानत 6. शरीर 
का अंगन्यास 7. अदलाबदली, जितिमय 8. भंग करने 
वाला, तोड़ने वाला 9. प्रतिज्ञा 10. नगर 11. भाग 
या अश (द्विगु समास के अन्त में )-ऋणं सदशबन्धकम्‌ 
जयाज्ञ० २७६, ---कम्‌ बाधना, सीमित करना, - को 
1. असती स्त्री --न मे त्वया कौमारबन्धक्या प्रयोजनम्‌ 
मा० ७, वेणी० २ 2. वेश्या, वारांगना--बलात्‌ 


( ७०६ ) 


धृतोसि मयेति बन्धकीघाष्टंधम्‌--का० २३७, 
3. हथिनी । 


बस्घनम्‌ [बन्च्‌ +ल्युट्‌] 1.बाँधने की क्रिया, जकड़ना, कसना, 


कु० ४।८ 2. चारों ओर से बाँघना, लपेटना, आलिंगन 
~-विनञ्जशाखामुजबन्धनानि-कु०३।३९, घटय भुज- 
बंघनम्‌--गीत० १०, रघु० १९।१७ 3. गाँठ, 
(आलं० से भी) रघु० १२।७६, आशाबन्धनम्‌ आदि 
4. बेड़ी डालना, जंजीर से बाँधना, कैद करना 
5. शृंखला, बेडी, पगहा, रज्जु आदि 6. गिरफ्तार 
करना, पकड़ना 7. बाँघना, कैद, जेल, कारा, जैसा 
कि 'बत्धनागार' में 8. बन्दीगृह कारागार, जेलखाना. 
“त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ श० ६।२०, 
मनु० ९।२८६ 9. बनाना, निर्माण, संरचना,--सेतु- 
बन्धनम्‌--कु० ४६ 10, संयुक्त करना, मिलाना, 
जोड़ना 11. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 12. डंडौ, 
डंठल, (फूल का) वृन्त--श० ३।६, ६1१८, कु० 
४1१४ 13. स्नायु, पुट्ठा 14. पट्टी। सम० 
= आ(आ) गारः,-रम्‌,-आलयः कारागार, जेलखाना, 
-प्रन्थिः 1. पट्टी की गाँठ 2. जाल 3. पशुओं को 
बांधने का रस्सा, पालकः,-रक्षिन्‌ (पुं०) काराध्यक्ष, 
जेल का अधीक्षक,--बेइमन्‌ (नपुं०) कारागार-- स्थः 
बंदी, कैदी,--स्तम्भः खूंटा, (हाथी आदि पशुओं को 
बाँधने का) खंभा,--स्थानम्‌ अस्तबल, घुड्साल । 


बंधित (वि०) [ बंध--इतच्‌ ] 1. बंघा हुआ, जकड़ा 


हुआ 2. कैदी, बंदी । 


बन्धित्रः [ बंध्‌+-इत्र ] 1. कामदेव 2. चमड़े का पंखा 


3. धब्बा, मस्सा । 


बन्धुः [ बन्ध्‌ +- उ ] 1. रिस्तेदार, बंधु, बांधव, संबंघी-यत्र 


दरुमा अपि मृगा अपि बन्धवो में उत्तर० ३।८, मातृ- 
बन्धुनिवासनम्‌ - रघु० १२।१२, श० ६।२२, भग० 
६।९ 2. किसी प्रकार के संबंघ से ia हला; , भाई, 
-प्रयासबन्धुः सह यात्री, धर्म बन्धुः भ्राता 
--श° ४।९ 3. (विधि में) सजातीय बंघुजन, 
अपना निजी सगोत्र बंधु (बंधु तीन प्रकार के हैं: -- 
आत्म,” पितृ” तथा मातृ?) 4. मित्र (जैसा कि नीचे 
“बंधुकृत्य' मे) प्रायः समास के अन्त में--मकरन्दगन्ध- 
बन्धो--मा० १1३६, 'गंघ का मित्र अर्थात्‌ सुवासित' 
९1१३ 5. पति--वेदेहिबंधोह दयं विदद्रे ` रघु० 
१४।३३ 6. पिता 7. माता 8. भ्राता 9. बंधुजीव 
नाम का वृक्ष 10. वह व्यक्ति जिसका किसी जाति 
या व्यवसाय से नाममात्र का संबंध हो, अर्थात्‌ जो 
जाति में जन्म लेकर अपनी उस जाति के कतंव्यों का 
पालन न करता हो (प्रायः तिरस्कारसूचक शब्द) 
स्वमेव ब्रह्मबन्धुनोद्धिन्ो ढुगंप्रयोग:--मालवि० ४, 
तु० क्षत्रबंधु । सम०--कृत्यम्‌ 1. सगोत्रबंधु का 


कतंव्य-त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌- श० 
५१८ 2. मंत्रीपूर्ण कायं या सेवा - कच्चित्सौम्य व्यव- 
सितमिदं बन्धुकृत्य त्वयो मे--मेघ० ११४,- जनः 
1. रिस्तेदार, भाई-बंधु 2. बंघुवगं, स्वजन,- जीवः,- 
जोवकः वृक्ष का नाम--बन्युजीवमधुराघरपल्लवमुल्ल- 
सितस्मितथोभम्‌ू--ग्रीत० २, रघु० ११।२५,- दत्तम्‌ 
एक प्रकार का स्त्रीघन या स्त्री की संपत्ति, विवाह के 
अवसर पर कन्या के संबन्धियों द्वारा कन्या को दिया 
गया धन--याञ्ञ० २।१४४,- प्रीतिः ( स्त्री० .) 
1. रिस्तेदार का प्रेम-अन्धूप्रीत्या-मेघ० ४९ 2. मित्र 
के लिए प्रेम,--भाव: 1. मित्रता 2. रिस्तेदारी-वर्गः 
भाई-बन्धु, स्वजन,-हीन (वि०) बंघुबांघवों या मित्रों 
से रहित । 

बन्धुकः 1. बंघुजीव नामक पेड़ 2. हरामी (सन्तान) वर्ण- 
संकर,-- का,-को असती स्त्री (दे० बंघकी) । 

बन्धुता [ बन्धु +-तल्‌न-टाप्‌ ] 1. रिश्तेदार, भाई-बंधुः 
स्वजन (सामूहिक रूप से) 2. रिरतेदारी, संबंध । 

बंघुदा [ बन्धु +-दा+-क+-टाप्‌ ] असती स्त्री । 

बंधुर (वि०) [ बंघ्‌-उरच्‌ | 1. डाँवाडोर, लहरदार, 
ऊंचा-नीचा--शि० ७।३४, कु० १।४२ 2. झुका हुआ, 
रुझान वाला, विनत -- बन्घुरगात्रि--रघु० १३1४७, 
(=संनतांगि) 3. टेढ़ा, वक्र 4. सुहावन, मनोहर, 
सुन्दर, प्रिय--श० ६1१३, (यहाँ इसका अर्थ 'डांवा- 
डोल' भी हे) 5. बहरा 6. हानिकर, उत्पातप्रिय, 
लर 1. हंस 2. सारस 3. औषधि 4. खलीं 5. योनि, 
--राः (ब० व०) मुरमुरे या खाद्य पदार्थं, -रा असती 
स्त्री, - रम्‌ मुकुट, ताज । 

बन्धुल (वि०) [ बन्धु--उलच्‌ ] 1. झुका हुआ, वक्र, 
रुझान वाला 2. सुहावन, खुशनुमा, आकर्षक, सुन्दर, 
-# 1. हरामी (संतान) -परगृहंललिता: पराक्षपुष्टा: 
परपुरुषेजनिताः पराङ्गनासु, परघननिरता गुणेष्ववाच्या 
गजकलभा इव बन्धुला ललामः--मृच्छ० ४।२८, 
(विदूषक के प्रश्‍न “मो: के यूयं बन्धुला नाम ?' का 
यह उत्तर है जो स्वयं बंघुलों ने दिया) 2. वेश्या 
का सेवक 3. बंधूक नाम का पेड़ । 

बन्धूकः [ बन्ध्‌ +-ऊक ] एक वृक्ष का नाम-तव करनिकरेण 
स्पष्टबन्धूकसूनस्तबकरचितमेते शेखरं बिभ्रतीव-शि ० 
११।४६, ऋतु० २।५,- कम्‌ इस वृक्ष का फूल 
- बन्धूकद्युतिबान्घवोऽ्यमघरः--गीत० १०, ऋतु 
३।२५। 

बन्धूर (वि०) | बन्ष्‌--ऊरच्‌ ] 1. डांवाडोल, उन्नतावनत 
2. झुका हुआ, रुझानवाला, विनत 3. सुहावना, 
खुशनुमा, प्रिय, तु० बंधुर,--रम्‌ छिद्र, सुराख । 

बन्धूलिः [ बंघ्‌+-ऊलि ] बन्घुजीव नामक वृक्ष । 

बन्थ्य (वि०) [बन्ष्‌--ण्यत्‌] 1. बांधे जाने के योग्य, बेडी 


( ७०७ ) 


द्वारा जकडे जाने योग्य, कैद किये जाने या बन्दी 
बनाये जाने के योग्य--याज्ञ० २1२४३ 2. | 
बांधने या जोड़ने के योग्य 3. निर्माण किये जाने के 
योग्य, बनाये जाने या संचरित किये जाने के योग्य 
4. निरुद्ध, निगृहीत 5. बाँझ, बंजर, जो उपजाऊ न 
हो, निष्फल, निरर्थक (व्यक्ति या वस्तु) -अन्ध्यश्रमास्ते 
--रघु० १६।७५, अबन्ध्ययत्नाइच बभूववुर ते-३।२९, 
कि० १।३३ 6. जिसका मासिक रज:स्राव आना बन्द 
हो गया हो 7. ( समास के अन्त में ) विहीन, 
विरहित । सम० --फल (वि०) निरर्थक, अर्थहीन, 
सुस्त । 


बन्ध्या [बन्ध्य--टापू] बाँझ स्त्री--न हि बन्ध्या विजानाति 
गुर्वां प्रसववेदनाम्‌ --सुभा० 2. बाँझ गौ 3. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य--(बालछड) । सम० ~तेनयः,--षुत्रः 
सुतः या -बुहितृ,- सुता बाँझ स्त्री का पुत्र या 
पुत्री अर्थात्‌ घोर असंभाव्यता, जिसका न अस्तित्व हे 
न हो सकता है, एवं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखर: 
--दे० 'खपुष्प' । 

बंध्रम [ धंध्‌--ष्टरन ] बन्धन, गाँठ । हे 

बश्नवी [ बश्ु+-अण्‌ --डीप्‌, नवृद्धि ] दुर्गा की उपाधि । 

बच्नु (वि०) [ भृ-कु, द्वित्वम्‌--बभ्रू--उ वा ] 1. गहरा 
भूरा, खाकी, लाली लिये हुए भूरा--ज्वालाबभ्र- 
शिरोरुहः--रघु० १५१६, १९।२५, बवन्ध बालारुण- 
बश्रु वल्कलम्‌ --कु० ५।८ 2 किसी रोग के कारण 
गंजे सिर वाला,--भरुः 1. आग, 2. नेवला 3, खाकी 
रंग 4. भूरे बालों वाला 5. एक यादव का नाम-शि० 
२।४० 6. शिव का विशेषण 7. विष्णु का विशेषण । 
सम०-घातुः 1. सोना 2. गेरु, सुव्णगेरिक, वाहनः 
चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का एक पुत्र, 
[ युधिष्ठिर द्वारा छोड़े गये अश्वमेघ के घोड़े की देख 
भाल अर्जुन करता था। वह घोड़ा घूमता हुआ 
मणिपुर देश में चला गया । उस समय वहाँ बश्रुवाहन 
राज्य करता था । वह अद्वितीय पराक्रमी था । जब 
वह घोड़ा उसके पास लाया गया और उसने धोड़े के 
सिर पर बंधे पट्ट पर 'पांडवों' का नाम पढ़ा तथा यह 
जाना कि उसके पिता अर्जुन राज्य में आ गए है तो 
शीघ्रता से वह उनके पास गया, बड़े सम्भान, के 
साथ अपना राज्य और कोष, अश्वसहित उनके सामने 
प्रस्तुत किया । अर्जुन ने उस बरे समय में बञ्रुवाहन 
के सिर पर प्रहार किया और उसकी कायरता के 
लिए उसे डाँटा, फटकारा और कहा कि यदि वह 
सच्चा पराक्रमी होता, तथा अर्जुन का सच्चा पुत्र 
होता तो उसे अपने पिता से डरना नहीं चाहिए था, 
और न इस प्रकार दीनता दिखलानी चाहिए थी । 
इन शब्दों से उस वीर युवक को अत्यन्त क्रोध आया, 


छ 


जोश में भरकर उसने अर्जुन पर एक अधंचन्दाकार 
बाण छोड़ा जिससे उसका सिर घड से अलग हो 
गया । संयोगवश उस समय वहाँ चित्रांगदा के पास 
उलूपी विद्यमान थी, उसने अर्जुन को पुनर्जीवित कर 
दिया । अर्जुन ने भी बभ्रुवाहन को अपना सच्चा पुत्र 
मान लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया ) 1 

बम्ब्‌ (स्वा० पर० बंबति) जाना, चलाना-फिरना । 

बम्भरः | भृ+-अच्‌, द्वित्वं मुम्‌ च ] मघुमक्खी, भौरा । 

बम्भराली | बम्भर+-अल्‌+-अच्‌+- ङीष्‌ ] मक्खी । 

बरटः | वृ‡-अटन्‌, बवयोरभेदः ] एक प्रकार का अन्न । 

बव्‌ (म्वा० पर बवति) जाना, चलना-फिरना । 

बबंटः (बवं_+-अटन्‌ ] एक प्रकार का अनाज, राजमाष । 


बबंटी [ बर्बंट--डीष्‌ | 1. एक प्रकार का अन्न, राजमाष 
2. वेश्या, रंडी । 

बबंणा (स्त्री०) नीलो मक्खी । है 

बर्बरः [ वृ +-अरच्‌, वुट्‌ बवयोरभेदः ] 1. जो आर्य न हो 
अनार्ये, असम्य, नीच 2. मूर्ख, बुद्ध --श्रणु रे बर्बर 
--हि० २। । 

बर्बुरः [बव्‌ --उरच्‌] एक वृक्ष, बाभल--उपसर्पेम भवन्तं 
बर्वूर वद कस्य लोभेन--भामि० १।२४। 

बहू. (म्वा० आ० बहते) 1. बोलना 2. देना 3. ढकना 
4. क्षति पहुंचाना मार डालना, नष्ट करना 
5. फलाना, नि--, मार डालना, नष्ट करना--- 
शि० १।२९। 


वहूः,-हुम्‌ [ बह +अच्‌ | 1: मोर की पूँछ--दवोल्काहत- 


शेषबहा:--- a १६।१४ (केशपाशे) सति कुसुम 
सनाथे कं बह: - विक्रम» ४।१०, पाठान्तर 


2. पक्षी की पूँछ 3. पूंछ का पंख (विशेषकर मोर 
की) मेघ० ४४, कु० १।१५, शि० ८।११ 4. पत्ता 
अपाण्डुरं केतकबहमन्यः--रघु० ६।१७ 5. कट 33%: 
नोकर-चाकर । सम०--भारः 1. मोर पूँछ 
2. मोरछल, लाठी की मूठ में बंधा मोर के पंखों 
का गुच्छा । 

बहुंणम्‌ [ बह --ल्यूट्‌ ] ग थे 
: [ बह +-इन्‌ | आग--(नपुं०) कुश नामक घास । 

बहिन [ बह, --इनच्‌ ] मोर--आवासवृक्षोन्मुखबहिणानि 
(बनानि) रघु० २1१७, १६1१४, १९।३७। सम० 
““वाजः मोर के पंख से युक्त बाण,--वाहनः काति- 
केय का विशेषण । 

बहिन्‌ (पु) [ बह+इनि ] मोर--रघु० १६६४, 
विक्रम० ३।२,४१०, ऋतु० २।६। सम०-- नळ 
पुष्पम्‌॒ एक प्रकार का गंघद्रव्य,- घ्यजा दुर्गा का 
विशेषण,---यातः,-- वाहन: कातिकेय का विशेषण । . 

बहिस्‌ (पुं०, नपुं०) [बह +- (कर्मणि) इसि ] कुश नामक 
घास--कु० १।६० 2. विस्तरा या कुशघास का 


( ७०८ ) 


बिछोना - (पुं ) 1. आग 2. प्रकाश, दीप्ति (नपुं०) 
३ जछ 2. यज्ञ । सम०--कैश.- ज्योतिः (पु०) 
अः) का विशेषण, - मुखः (बहिर्मुखः) 1. आग 
विशेषण 2. देवता (जिसका मुख अग्नि है),--शुष्मन्‌ 
(१०) आग का विशेषण, - सद्‌ (बहिषद्‌) (वि०) 
कुशनामक घास के आसन पर बैठा हुआ (पुं०) 
पितर (ब० व०) । 

(भ्वा> पर० बलति) 1. सांस सेना, जीना 
2 अनाज सग्रह करना 1 (म्वा० उभ० बरति-ते) 
1. देना 2. चोट पहुँचाना क्षति पहुँचाना+ मार डालना 
3. बोरूना 4. देखना, चिल्ल लगाना। प्रेर०- (बाळयति- 
हे) पालना-पोसना, भरणपोषण करना । 


बलम | बल--अच्‌ | 1. सामर्थ्य, शक्ति, ताकत, वीर्य, 


आज 2. जबरदस्ती, हिसा जेसा कि 'बलात्‌' में 
3 सेना, चमू, फौज, सेन्यदल--भवेदभीष्ममद्रोणं 
वृतराध्ट्रबलं कथम्‌ --वेणी० ३।२४,४३, भग० १।१०, 
रधुः १६।३७ 4 मोटापन, पुष्टि (शरीर की) 
5. गरर, आकृति, रूप 6. वीर्य, शुक्र 7. रुधिर 
8 गोद, रसगंध (लोबान की तरह का सुगंधित गोंद) 
9. अंकुर, अँखुवा, (बलेन “सामथ्यं के आधार पर', 
की बदौलत'-बाहुबलेन जितः, वीयंबलेन---, बलात्‌ 
'बलपूर्वंक' 'जबरदस्ती' 'हिसापूर्वक? 'इच्छा के विरुद्ध 
बलाच्निद्रा समायाता --पंच० १, हृदयमदये तस्मिन्नेवं 
पुनवलते बलात्‌ --गीतऽ ७),--लः 1. कौवा 2. कृष्ण 
के बड़े भाई का नाम दे० नी० 'बलराम' 3. एक 
राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने मारा था । सम० 
-¬अग्रम्‌ अत्यधिक सामर्थ्यं, शक्ति (--ग्रः) सेना 
का प्रघान,--अंगकः वसन्त--हेम० १५६,--अड्चिता 
बलराम की वीणा, . अटः एक प्रकार का शहतीर, 
अधिक (वि०) सामर्थ्यं में बढचढ कर, अत्यंत 
बलशाली, अध्यक्षः 1. सेनापति - मनु० ७।१८२, 
2. युद्धमंत्री, अनुजः कृष्ण का विशेषण,-- अन्वित 
(वि०) सामर्थ्यं से युक्त, बलवान्‌, शक्तिशाली, 
--अबलम्‌ 1. तुलनात्मक साम्यं और असमर्थता, 
आपेक्षिक सामर्थ्यं तथा दुर्बलता रघु १७५९ 
2. आपेक्षिक सार्थकता तथा नगष्यता, तुलनात्मक 
महत्त्व तथा महत्त्वणून्यता. समय एव करोति बला- 
बलम्‌ -शि० ६।४४, अञ्जः बादल के रूप में सेना. 
--अरातिः इन्द्र का विशेषण, अवलेप: सामर्थ्यं का 
अभिमान, . अशः,---असः 1. क्षयरोग, तपेदिक 2. कफ 
का आधिक्य 3. गळे मे सूजन {आहार नली का 
अवरोध |, -- आत्मिका एक प्रकार का सूरजमुखी फूल 
हस्तिशुडी, आहः पानी, उपपन्न, उपेत (विर) 
साम्यं से युक्‍त. मजबूत, शक्तिशाली, ओघः सँन्व- 
दल का समूह, असंख्य सेना - शि० ५।२, ` क्षोभः | 


में अव्यवस्था, गदर, विद्रोह, चक्रम्‌ 1. उपनिवेश, 
साम्राज्य 2. सेना,,समूह,-- जम्‌ 1. नगर का फाटक, 
मुख्यद्वार 2. खेत 3. अनाज, अन्न का ढेर, शि० १४७ 
4. युद्ध, लड़ाई 5. वसा, मज्जा ( - जा) 1. पृथ्वी 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार की चमेली, - दः बैल, 
बलीवर्द,-- दर्प: शक्ति का अभिमान,-- देवः 1. वायु, 
— हवा 2. कृष्ण के बड़े भाई का नाम - दे० ती» 
'बलराम',- द्विष्‌ (पुं) -- निषूदनः इन्द्र के विशेषण 
-¬बलनिषुदनमर्थपति च तम्‌ रघु० ९।३.....प्रतिः 
1. सेनापति, सेनानायक 2. इन्द्र का विशेषण,- प्रद 
(वि०) ताकत देने वाला, बलवर्धक, - प्रसुः बलराम 
की माता रोहिणी, भद्रः 1. बलवान्‌ मनुष्य 2. एक 
प्रकार का बेळ 3 बलराम का नाम, दे० नी० 
4. लोध नामक वृक्ष, भिद्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण 

श० २,- भुत्‌ (वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली, 

रामः 'बलवान्‌ राम' कृष्ण के बड़े भाई का 
नाम (यह वसुदेव और देवकी का सातवाँ पुत्र 
था, कंस की क्रूरता का शिकार होने से बचाने 
के लिए यह रोहिणी के गर्भाशय में स्थानान्तरित 
कर दिया गया। यह और कृष्ण दोनों का 
गोकुल में नन्द द्वारा पालन-पोषण किया गया । जब 
यह बालक ही था तो इसने शक्तिशाली राक्षस धेनुक 
और प्रलंब को मार गिराया, तथा अपने भाई कृष्ण 
की भांति अनेक आश्चयंजनक काम किये । एक बार 
मदिरा के नशे में जिसका कि वह बहुत शौकीन था 
यमुना नदी को निकट आने का आदेश दिया जिससे 
कि वह स्नान कर सके. जब उसकी आज्ञा पर ध्यान 
नहीं दिया गया तो उसते अपने हल की फाली से 
यमुना नदी को खींचा; अन्त में यमुना ने मनुष्य का 
रूप धारण कर उससे क्षमा मांगी । एक दूसरे अव- 
सर पर उसने दीवारों समेत समस्त हस्तिनापुर को 
अपनी ओर खीचा । जिस प्रकार कृष्ण पांडवों के 


प्रशंसक थे, उसी प्रकार बलराम कौरवों के प्रशंसक 
थे जैसा कि उसकी इस बात से प्रकट होता हूँ कि 


वह अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दु्योक्षन से करना 
चाहता था छ कि अर्जुन से। इतना होते हुए भी 
उसने महाभारत के युद्ध में न पांडवों का पक्ष लिया 
और न कौरवों का। इसका वर्णन नीली वेशभूषा 
धारण किये हुए 'हल' से जो कि उसका अत्यंत. प्रभाव- 
शाली शस्त्र था, सुसज्जित किया जाता है । उसकी 
पत्नी का नाम रेवती था | कई बार इसे शेषनाग 
का अवतार और कई बार विष्णु का आठवाँ अव- 
तार समझा जाता है--तु ० गीत०),--बिन्यासः सन्य 
दळ की व्यूहरचना,-- व्यसनम्‌ सेना की हार, सूदनः 
इन्द्र का विशेषण,-स्थः योद्धा, सनिक,--स्थितिः 


{ ७०६ ) 


(स्त्री?) 1. शिविर, पड़ाव 2. राजकीय छावनी, 
“हन्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण, हीन (वि०) 
वलहीन, दुर्बळ, अशक्त । 

बलक्ष (वि०} [ बल क्षायत्यस्मात्‌-क्षै+-क ] श्वेत ---द्विर 
ददन्तबलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृद्धमुगच्छवि केतकम्‌ 
“ऊझशि० ६।३४। सम० - गु. (गो 'किरण का । 
रूपान्तर) चन्द्रमा--यथानत्यर्जुनाब्जन्मसदृक्षांको बल- 
क्षगुः काव्या० १४६, (गोडीयो के प्रसाद गुण का 
एक उदाहरण) । 

बललः | बल--ला--क | इन्द्र का विशेषण । 

बलवत्‌ (वि०) | बल-- मतुप्‌ ] !. मजबूत, शक्तिशाली, 
ताकतवर--विधिरहो बलवानिति मे मति:-- भतूं० 
२।९१ 2. बलिप्ठ, हट्टा-कट्टा 3. सघन, घिनका (अंघ- 
कार आदि) 4. अधिभावी, सवंग्रमुख, प्रभविष्णु 
“>बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति-मनू = २1२१५ 
5. अति महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक --रघु १४।४० 
(अव्य०) 1. मजबूती से, शक्ति के साथ -पुनवं- 
शित्वाद्वलवद्विगृह्य - कु० ३।६९ 2. अत्यधिक, अत्यंत, 
अतिशय मात्रा मे--बलवदपि शिक्षितामात्मन्यप्रत्ययं 
चेत:--श० १।२, शीताति बलवदुपेयुषेव नीरैः - शि० 
८६२, श० ५।३१। 

बला [बल--अच्‌+-टाप्‌] शक्तिसंपन्न ज्ञान या मन्त्रयोग 
(यह योग विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बतलाया 
था) --तौ वलातिबलयो: प्रभावतः रघु० ११९ । 

बलाकः,--का [ बल--अक्‌ --अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] बगला, 
~ सेविष्यते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः मेघ० 
९, मृच्छ ५।१८, १९, का प्रिया, कान्ता । 

बलाकिका | बलाका-{-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ | छोटी जाति 
बगला 4 

बलाकिन्‌' (वि०) | बलाका-{-इमि ! बंगलों या झारसों 
से भरा हुआ - कालिकेव निविडा ब्रलाकिनी रघु» 
११।१५, कु० ७1३९ | 

बलात्कारः [ बल |-अत्‌ -:-विवप्‌- बलात्‌ -: कृ०--अण्‌ | 
1. हिसा का प्रयोग करना, बळ लगाना 2 सतीत्व- ! 
नाशन, विनयभंग, बल, अत्याचार, छोनाझपटी रघु० 
१०।४७, बलात्कारेण निर्वत्यं आदि अन्याय | 
4. (विधि मे) उत्तमर्ण द्वारा अधमर्ण को रोकना : 
तथा ऋण की वापसो के लिए यय आ 

बलात्कृत (वि>) | चलात्‌-' ह 
दस्त की गई हं 

बलाहकः | त्रल -;- आ 
कच्छदविभक्त 
2४1४ 2. एक 
तं. प्रलयकालोान 

बलिः { बल्‌ “इन : 


को, जसके साथ जबर- 


ए दिया अस 


घाभिक) नीवारबलि विलोकयत:--शरू ४२०, 
१।४९ 2. दैनिक आहार (चावल. अनाज तथा घी 
आदि) में से कुछ अंश का सव जीवों को उपहार, 
(इसे “भूतयज्ञ भी कहते हे) दंनिक पंच महायज्ञो भ॑ 
से एक, बलिवैश्वदेव यज्ञ (देऽ मन्‌८ ३.५.२१ ) 
इसका अनुष्ठान घर के द्वार के निकट, भोस करने 
से पूर्व दैनिक आहार का कुछ अंश बाहर आकाश ऐ 
फेंक कर किया जाता हुं. यासा बलि सर्पादे मदग 
हदेहलीनां हंसैश्च सारसगणैश्च विलृप्तपूर्व: मृच्छ 
१1९ 3. पुजा, आराधना-कु० ११६०, मेघ० ५५, ल” 
४ 4. उच्छिष्ट 5. देवमूति पर चढ़ाया नैवेद्य 6 शुल्क, 
कर, चुगी--प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिः 
भग्रहीत्‌ - रघु० १1१८, मनु» ७८०, ८1०७७, 
7. चंवर का डंडा 8. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम (यह 
प्रह्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था, बहुत शक्तिशाली 
था, देवताओं को अत्यंत पीडित करता था । फलस्व- 
रूप देवताओं ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । 
विष्णु ने कश्यप और अदिति का पुत्र बन कर वामन 
का अवतार धारण किया । उसने साध का वेश घारण 
किया । और बलि के पास जाकर उससे तीन पग 
पृथ्वी मांगी । स्वभाव से उदार बलि न निस्संकोच 
प्रकट रूप से इस सामान्य प्रार्थना को स्वीकार कर 
लिया । परन्तु शीघ्र ही वामन ने अपना विराट रूप 
दिखलाया और तीन पग मापना शुरु किया । पहले 
पग से उसने सारी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया, 
दूसरे से समस्त अन्तरिक्ष को और तीसरे पग के लिए 
स्थान न पाकर उसे बलि के सिर पर रख दिया 
और राजा बलि को उसको असंख्य मना समेत पाताल 
लोक भेज कर वहाँ का शासक बना दिया । इस 
प्रकार विश्व एक बार फिर इन्द्र के शासन म॑ आ 
गया )-छलयसि बिक्रमणे बलिमद्भुव-वामन-गीत० 
१, रघु० ७३५, मेयर ५३, लिः (स्त्रा०) तह. 
झुर्री (प्रायः बलि! लिखा जाता है) । गम० कर्मन 
(नपु ०) 1. सव जीवजल्मुओं को भोजन देना 2. कर 
अदायगी, दानम्‌ 1. टेवला को नैवेद्य अर्पण करना 
2. सब जीव जंतुओं को भोजन देना. ध्वंसिन CES 
विष्णु कः अवतार, नन्दन पुत्रः, सुतः बलि के 
न का विशषण पुष्ट',-भोजन' कौवा...प्रिय" 
छान वृक्ष -अन्धनः दिए का विशेषण भज[?. . 
4 कौवा £ डित 3. बरा था सारस - मन्दिरम 

वेश्मन्‌ सवपन (तण. वाल लोक बल फा 
अखासस्थान, व्याकुल के , हज में शवा मत्र 
जीव रः मलन देने बाळा ०. . "हन्‌ 
रै र हरणम्‌ सब रत अन्नो 


FT 


हि (७१० ) 


बलिन्‌ (वि०) [ बल--इनि ] मजबूत, | बस्तः [बस्त +-घञ्ञ्‌ ] बकरा । सम्‌० --कर्ण: साल वृक्ष । 


ताकतवर, रघु० १६।३७, मनु» ७।१७४--(पुं० ) 
1. मँसा 2. सूअर 3. ऊंट 4. साँड़ 3. सैनिक 6. एक 
प्रकार की चमेली 7. कफात्मक वृत्ति 8. बलराम का 
विशेषण । 

बलिन, बलिभ [ वलिन-न, 
“बलिन भ'। 

बलिन्दमः [बलि ‡-दम्‌+-खच्‌, मुम्‌] विष्णु का विशेषण । 

बलिमत्‌ (वि०) [ बलि--मतुप्‌ ] 1. पूजा या आहुति की 
सामग्री तैयार रखने वाला रघु० १४।१५ 2. कर 
उयाहने वाला । 

sn पु; ) | बल--इमनिच्‌ ] सामर्थ्य, ताकत, 
शक्ति । 


बलिवर्द दे० बलीवदं । 

बलिष्ठ (वि०) [ बलवत्‌ (बलिन्‌) -इष्ठन्‌ | अत्यन्त 
बलशाली, अत्यन्त मजबूत, अतिशय शक्तिशाली, 
--ष्ठ: ऊंट । 

बलिष्णु (वि०) [ बल्‌ +-इष्णुच्‌ ] अपमानित, अनादृत, 
तिरस्कृत । 

बलोकः [ बल्‌ +-ईकन्‌ ] छप्पर की मुंडेर । 

बलीयस्‌ (वि०) (प्त्री०-- सौ) [ बलवत्‌ (बलिन्‌+- 
ईयसुन्‌ ] 1. अपेक्षाकृत मजबूत, अधिक शवितशाली 
2. अधिक प्रभावी 3. अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण । 

बली (री) वदः [ वृ +-क्विप्‌==वर्‌,ई वश्च==ईवरी, तौ 
ददाति-- दा--क, ईवदं', बली चासौ ईवर्दश्च कर्म० 
स० | साँड़, वेल - गोरपत्यं पुमान्‌ बलीवर्दः । 

बल्य (वि०) [ वल--यत्‌ ] 1. मजबूत, शक्तिशाली 
2. शक्तिप्रद,--ल्यः वौद्ध भिक्षु, - ल्यम्‌ वीये शुक्र । 

बल्लवः [ बल्लू--अच्‌ तं वाति वा--कः ] 1. ग्वाला 
-कुञ्जेष्वाक्रांत वीरुन्तिचयपरिचया बल्लवा: संचरन्तु 
~ वेणी० ६।२, शि० ११।८ 2. रसोइया 3. विराट 
के यहाँ भीम का. नाम जव वह रसोइये का कार्य 
करता था,--वो ग्वालिन--कि० ४।१७। सभ० 
--युवतिः, ` तो (स्त्री) जवान ग्वालिन (गोपी) 
हेरिविरहाकुलवल्लवयुवतिसखी वचनं पठनीयम्‌ 
—- गीत० रट । 

बल्वज:-जा [? | एक प्रकार का मोटा घास-मनु ० २1४३ । 

बल्हिकाः, बल्होकाः (व० व०) एक (बलख ) देश कः 
तथा उसके अधिवासियो का नान । 

बष्कय (वि०) | वण्क्‌+-अयन्‌ | बहड़ा (एक वर्ष का 
बछडा) । 

बष्कय (यि) णी (नो) (स्त्री०) [विष्कय +-इनि-- डीप] 
1. वह गाय जिसका वछड़ा पूरा बढ़ गया हो --नै ० 
१६।९२ 2. बहुप्रसवी गाय (जिसके बहुत बछडे पैदा 
हुए हैं) । 


भ वा, बक्‍्योरभेद: ] दे० 


बहुल (वि०) [वह +-अलच्‌] 1. अत्यधिक, यथेष्ट, प्रचुर, 
पुष्कळ, बहुबिध, महान्‌, मजबूत--उत्तर० १३८, 
३।२३, शि० ९१८, भामि० ४२७ 2. घिनका, सघन 
3. लोमश (पूंछ की भांति)-मा० ३ 4. कठोर, दृढ़, 
सटा हुआ, -लः एक प्रकार का इक्षुरस, ईख, गन्ना, 
जहा वडी इलायची। सम०--गन्धः एक प्रकार 
का चंदन । 

बहिस्‌ (अव्य०) [ वह --इसुन्‌ ] 1. में से, बाहर (अपा० 
के साथ)-निवसन्नावसथे पुराद्बहिः--रघु० ८1१५, 
११1२९ 2 बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर (विप० 
अन्तः) बहिगेच्छ 3. बाह्यतः, बाहर की ओर से---अन्त- 
बेहि: पुरत एव विवतंमानाम्‌--मा० १४०, १४-हि० 
११९४ (बहिष्क 1. बाहर की ओर रखना, से निका- 
लना, हांक कर बाहर कर देना--मनु० ८1३८०, 
याज्ञ १।९३ 2. जाति से बाहर करना, बहिगंम्‌, 
पया इ बाहर जाना, चले जाना) । सम०--अड्भ 
(वि०) बाहर का, बाहर की ओर का (गम्‌) 1. बाहरी 
भाग 2. बाहरी अंग,--उपाधिः (बहिरुपाधि:) बाहरी 
दशा या परिस्थिति--मा० १।२४,--चर (वि०) बाहर 
का, बाहर की ओर का, बाहर की तरफ का-बहिश्चरा: 
प्राणा:--दश ० ,--द्वारम्‌ बाहर का दरवाजा, दहलीज । 

बहु (वि०) (स्त्री० डी) [लोकम 
अ०-भूयस्‌, उ० अ०-भूयिष्ठ] 1. अधिक, पुष्कल, 
प्रचुर, बहुत - तस्मिन्‌ बहु एतदपि--श० ४, 'यह 
भी उसके लिए अधिक था (इतना अधिक जितने 
की उससे अपेक्षा न की जा सके )-बहु प्रष्टव्यमत्र 
-मुद्रा० ३, अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌-रघु० 
२।४७ 2. अनेक, असंख्य--यथा 'बह्वक्षर' और 
बहु प्रकार में 3. वार-बार किया गया, दोहराया 
गया 4. बड़ा, विशाल 5. भरापूरा, समृद्ध (समास के 
प्रथम पद के रूप में)-वहुकण्टको देश:-आदि-(अन्य०) 
अति, बहुतायत से, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशयपूर्वक, 
बड़े परिमाण में 2. कुछ, लगभग, प्रायः जैसा कि 
'वहुतृण' में (कि बहुना अधिक, कहने से क्या लाभ? 
संक्षेप मे' बहुमन्‌ बहुत सोचना, बहुत मानना, ऊँचा 
मूल्य लगाना, बहुमूल्य मानना, कद्र करना... त्वत्सं- 
भावितमात्मानं बहु मन्यामहे वयम्‌-कु० ६।२०, 
ययातेरिव शर्मिष्ठा भतुंबंहुमता भव--श० ४1६, ७।१, 
रघु० १२८९ भग० २1३५, भट्टि ३।५३, ५।८४, 
८१२) । सम०-- अक्षर (वि०) अनेक अक्षरों 
वाला, (शब्द) बहुत से अक्षरों से बना हुआ,- अच्‌, 
ताअच्क (वि०) अनेक स्वरों से युक्त, बहुत स्वरों 
वाला,--अप्‌,-अपं (वि०) जलयुक्त,-- अपत्य (वि०) 
अनेक संतानों से युक्त (त्यः) 1. सूअर 2. मूसा, 


( ७११ ) 


चूहा, (त्या) वह गाय जिसके बहुत बछडे बछडियाँ 
हैं,--अर्थ (वि०) 1. अनेक अर्था से युक्त 2. बहुत 
से उद्देश्य रखने वाला 3. महत्त्वपुर्ण,--आज्ञिन (वि०) 
बहुभोजी, पेट,--उदकः एक प्रकार का भिक्षु जो 
अज्ञात नगर में निवास करता हैं तथा घर घर भिक्षा 
मांग कर अपना निर्वाह करता है-तु० "कुटीचक, 
उपाय (वि०) प्रभावी, कियावान्‌, ऋच्‌ (वि०) 
अनेक ऋचाओं से युक्त, (स्त्री०) ऋग्वेद का नामान्तर, 
एनस्‌ (वि०) अति पापमय,--कर (वि०) अति- 
क्रियाशील, व्यस्त, उद्योगी, (रः) 1. भङ्गी, झाडू देने 
वाला 2. ऊट, (री)झाडू,-कालम्‌ (अव्य०) बहुत देर 
तक,--कालीन (वि०) बहुत समय का, पुराना, प्राचीन, 
क्यः एक प्रकार का नारियल का पेड,--गन्बदा 
कस्तूरी, मुरक,--गन्धा 1. यूथिका लता 2. चंपाकली, 
"गुण (वि०) 1. अनेक सद्गुणो से युक्त 2. कई 
प्रकार का, तरह-तरह का 3. अनेक घागों से युक्त, 
जल्प (वि०) बहुभाषी, मुखर, वाचाल,--श (वि०) 
बहुत जानकारी रखने वाला, अच्छा जानकार, सुविज्ञ, 
ला तुणम्‌ कोई पदार्थं जो बहुधा-घास की भांति हो 
अतः महत्त्वशून्य या तिरस्करणीय हो--निदर्शनमसा- 
राणां लघुबंहुतृणं नरः--शि० २।५०,--स्वक्क:,-त्वच्‌ 
(पुं) एक प्रकार का भोजवृक्ष,- दक्षिन (वि०) 
1. जिसमें बहुत दान और उपहार प्रस्तुत किया जाय 
2. उदार, दानशील,--दायिन्‌ (बिश) उदार, दान- 
शील, उदारतापूर्वक दान देने वाला,--बुग्ष. (वि०) 


बहुत दूध देने वाला, (ग्षः) गेहूं, (ग्धा) नी | 


देने वालो गाय,--दृश्वन्‌ (वि०) बड़ा 

जिसने बहुत देखा सुना हो,--दोष (वि०) 1. 

अनेक दोष हों, बहुत सी त्रुटियाँ हों, अतिदुष्ट पाप- 
पूर्ण 2. अपराधों से युक्त, भयदायी--बहुदोषा हि 
शर्वरी --मुच्छ० १॥५८,--धन (वि०) बहुत धनी, 
घनाढय,--घारम्‌ इन्द्र का वज्र, धेनुकम्‌ दूध देने 
वाली गौओं की बड़ी संख्या,-नादः शंख,--पत्र: प्याज, 
{त्रम्‌) अभ्रक, (त्रो) तुलसी का पौघा,--पद्‌,-पाद्‌- 
पादः (पुं ) बड़ का वृक्ष,-पपुष्पः 1. मूंगे का पेड़ 
2. नीम का वृक्ष--प्रकार (वि०) बहुत प्रकार का, 
नाना प्रकार का, विविध प्रकार का,- प्रज (वि०) 
बहुत सन्तान वाला, अनेक बच्चों वाला, (जः) 
1. सूअर 2. मूंज-एक घास,-प्रतिज्ञ (वि०) 1. नाना 
प्रकार को. उक्ति और वाक्यों से युक्‍त, पेचीदा 
2. (विधि में) अभियोग पत्र के रूप में जहाँ कई 
प्रकार का शुल्क लगे,--प्रद (वि०) अत्यन्त उदार, 
उदार, दाता, - प्रस्‌: अनेक बच्चों की माँ, प्रेयसी 


(वि०) जिसके बहुत से प्रेमी हो,--फल (वि०). 


फलों से समृद्ध, (लः) कदम्ब का वृक्ष,-- बल: सिह, 


भाषिन्‌ (वि०) मुखर, वाचाल,-मञ्जरी तुलसी का 
पोघा,-भत (वि०) बहुत माना हुआ, मल्यवान्‌, 
कीमती, सम्मानित, मतिः (स्त्री) बड़ा मूल्य, या 
मूल्यांकन--कि० ७।१५,-- मलम्‌ सीसा, मानः वड़ा 
सम्मान या आदर, ऊंचा मूल्यांकन, पुरुषबहुमानो 
विगलितः--भर्त ° ३।९, वर्तमानकवे: कालिदासस्य 
क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः-मालवि० १, विक्रम० 
११२, कु० ५1३१, (नम्‌) उपहार जो बड़ों द्वारा 
छोटो को दिया जाय,-भान्य (वि०) आदरणीय, 
माननीय, - माय कलामय, छलयुक्त, द्रोही - पंच० 
१।३२ १, सार्गगा गंगा--रत्न० १।३,--मार्गौ जहाँ 
बहुत सी सड़कें मिलती हों,- मूत्र (वि०) मधुमेह 
राग से पीडित,--मूषेन्‌ (वि०) विष्णु का विशेषण, 
-- मूल्य (वि०) मूल्यवान्‌, ऊँची कीमत क,---भूग 
(वि०) जहाँ बहुत से मृग हों,--रत्न (वि०) रत्नों 
से समुद्ध,-रूप . (वि०) 1. अनेक रूपी, बहुरूपी, 
विश्वरूपी 2. चितकबरा, घब्बेदार, रंगविरंगा या 
चारखानेदार, (पः) 1. छिपकली, गिरगिट 2. बाल 
3. सूर्य, 4. शिव 5. विष्णु 6. ब्रह्मा 7. कामदेव, 
--रेतस्‌ (पुं ) ब्रह्मा का विशेषण,---रोसन्‌ (वि० ) 
बहुलोमी, रोंएदार (पुं ) भेड़, - लवणम्‌ लुनिया 
धरती,--वचनम्‌ (व्या० में) एक से अधिक वस्तुओं 
का ज्ञान कराने का प्रकार,--वर्णू (वि०) बहुरंगी, 
रंगविरंगा,-वाधिक (वि०) बहुत वर्षों तक रहने 
वाला,--विध्त (वि०) अनेक कठिनाइयों से युक्त, 
नाना विघ्नबाघाओं से भरा हुआ,--विध (वि०) 
अनेक प्रकार का, तरह-तरह का, विविध प्रकार का, 
- वी (बो) जम्‌ शरीफा,-ब्रीहि (वि०) बहुत चावलों 
वाला-तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुब्रीहि:-उद्धट 
(यहाँ यह समास का नाम भी है), (हिः) संस्कृत के 
चार मुख्य समासों में 'एक' (इसमें दो पद पास-पास 
रख दिये जाते हँ, विशेषणात्मक पद (चाहे वह संज्ञा 
हो या विशेषण) को पहले रखते है, जो दूसरे पद को 
विशेषित करता है, परन्तु वह दोनों पद पृथक्‌-पृथक्‌ 
अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि मिलकर 
एक अन्य अर्थ द्योतक शब्द का निर्माण होता है । 
यह समास विशेषणपरक होता है । परन्तु कभी-कभी 
इसका प्रयोग संज्ञाओं की भांति किया जाता है जहाँ 
यह किसी विशिष्ट व्यवित के अर्थ में संनियत्रित होता 
है उदा० चक्रपाणि, शशिशेखर, पीतांबर, चतुर्मुख, 
त्रिनेत्र, कुसुमशर आदि,-शत्रुः गोरैया चिड़िया,-शल्यः 
खदिरयृक्ष का एक भेद, --श्ुङ्कः विष्णु का विशेषण, 
श्रुत (वि०) 1. विज्ञ पुरुष, प्रविद्वान्‌ हि० १।१, 
पंच० २।१, रघु० १५।३६ 2. वेदों का जानकार 
मनु ० ८।३५०,--सन्तति (वि०) अनेक बाल-बच्चों 


( ७१२ ) 


वाला (तिः) एक प्रकार का बाँस,--सार (विष) 
बहुत अघिक मज्जा या रस से यक्त, सारयुक्त, (रः) 
खदिरवृक्ष, खैर,--सुः 1. अनेक बच्चों की | 
2. शूकरी, सरी,- सूतिः (स्त्री०) 1. अनेक बच्चों को 
माँ 2. बहुत वार ब्याने वाली गाय,--स्वन (वि०) 
कोलाहलपूर्ण (नः), उल्लू ,--बामिक (वि०) जिसके 
स्वामो अनेक हों । 

बहुक (वि०) [ वहु--कन्‌ | महंगा खरीदा हुआ, कः 
3. सूर्य 2. मदार का पौघा 3. केकड़ा 4. एक प्रकार 
का जलकुक्कुट । 

बहुतर (वि०) | बहु +-तरप्‌ ] अपेक्षाकृत असंख्य, अधिक, 
ज्यादहू । 

बहुतम (वि०) [ बहु -|-तमप्‌ ] अत्यन्त अधिक, अतिशय । 

बहुतः (अव्य०) | बहु--तस्‌ ] नाना पाश्वों से, कई 
तरफ से । 

बहुता,-त्वम्‌ [ बहु 4-६ 
असख्यता । 

बहुतिथ (वि०) | बहु--तिथुक्‌ ] ज्यादह, अधिक, अनेक- 
काळे गते बहुतिथ --श० ५३, तस्य भुवि बहुतिथा- 
स्तिथय' कि० १२४२ | 

बहुधा (अव्य०) | बहु: घाच्‌ ] 1. कई प्रकार से, विविध 
प्रकार से, बहुत तरह से -बहुघाप्यागमैभिन्ना:- -. रघु० 
१०:२६, भग» १३।४ 2. भिन्न-भिन्न रूप से या 
रीतियों से 3 बारबार, दोहराकर 4. विविध स्थानों 
या दिशाओ में । 


बहुल (विऽ) [बह ` कृठच्‌, नलोपः ] (म० अ० 
बहीयस्‌, २० अ वहिष्ठः 1. घिनक्रा, सघन, 

सटा हुआ 2 विज्ञाळ विस्तृत, आयत, विपुल, बड़ा | 

उ प्रसर, यर्थेट पुप्कल, अधिक. असंख्य --अविनय. | 
वहुलतथा का० “३. 4. अनेक. बहुत प्रकार | 
अनगिनत | 


टाप्‌, त्व वा ] बहुतायत, प्राचुर्यं, 


का, भा 5:१८ 5. भरापूरा, समृद्ध, | 
प्रमृत जन्मनि क्लेशवहुळे कि नु दुःखमतः परम्‌--हि ० 
117४४ भग? ४ ८: ४ सयकक्‍त, सलग्न 7. कृत्तिका ॥ 
नक्षत्र में जिसका जम हुआ हे 8 काळ लः! 
1 मास कः कृष्णए -प्राटरामबहुजवाछडि, रः 


१९:१५ म नोदटेळावसाने संडक्ष्यमार्णत शश 

ङकरेखा ॐ 5 ३ 2 अग्नि का विद्येषण 
ला 1 2 ही 3 नोल का पौधा ! 

4. (३२ कृनिकानक्षत्र. लम्‌ 1 आकाश ¦ 


सफ? म्चे 'बहुलीक्क 1 प्रकाशित करना खोलना, - 
भडाफोड करन > सर्न या सटाकर बनाना शि : 
१३४६ उ बढ़ाना विस्तार करना वृद्धि करना : 

मनेय कि वे करुणा बडुलोकराति--नामि० 
१०२ पं. फटकना बहुलीभ 1 फलाना, विस्तृत | 
मरना. गुणा करना -छिट्रघ्वनर्था बहुली भवन्ति । 


a] 


-पंच० २१७५ 2. दूर तक फेलना, प्रकाशित होना, 
बदनाम होना, सुविदित होना, दूर दुर तक फैल जाना 
~ बहुळीभवन्तं'`` '`'सोढुं न तत्पूर्वमवर्णमीशे--रघु ० 
१४२८) । सम० -आलाप (वि०) बातूनी, वाचाल, 
मुखर, - गन्धा इलायची । 

बहुलिका (स्त्री०-ब० व०) कृत्तिकानक्षत्र । 

बहुशः (अव्य०) [ बहु+-शस्‌ ] 1. अत्यंत, बहुतायत के 
साथ, अत्यधिकता के साथ --मेघ० १०६ 2 बार 
बार, दोहरा कर, मुहुमुंहुः--चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि 
बहुशो वेपथुमतीम्‌ -- श० ११२३, कु० ४३५ 3. साघा- 
रणतः, सामान्य रूप से । 

बाकुलम्‌ [ बकुल+- अच्‌ ] बकुल वृक्ष का फल । 

आड्‌ (स्वा० आ० बाडते) 1. स्नान करना 2. गोता 
लगाना । 

बाडवः [ वडवा {-अण्‌, बवयोरमेदः ] देऽ 'वाडव' । 

बाडवेय (वि०) [ वडवा+-ढक्‌ ] दे० 'वाडवेय' । 

बाडव्यम्‌ [ वाडव--यत्‌ ] दे० ‘वाडव्यम्‌’ । 

बाढ (वि०) [वह +-क्त नि० साधु: ] (म० अ०-साघी- 
यस्‌, उ० अ० साधिष्ठ) 1. दृढ़, मजबूत 2. ऊँचे 
स्वर का,--ढम्‌ (अव्य०) 1. यक़ीनन, निश्चय ही, 
अवश्य, वस्तुतः, हाँ (प्रश्‍न के उत्तर के रूप में) 
“चाणक्य: -चन्दनदास, एष ते निश्‍चय:, चन्दनदास:- 
वाढम्‌, एष मे स्थिरो निशचयः--मुद्रा० १, बाढमेषु 
दिवसेयु पार्थिवः कमं साधयति पुत्रजन्मने-:रघु० 
१९।५२ 2. वहुत अच्छा, तथास्तु, शुभम्‌ 3. अत्यत, 
बहुत ज्यादह  शि० ९।७७। 


| बाणः [ बण्‌ :-घडा, ] तीर, बाण, शर--धनुष्यमोघं सम- 


धत्त बाशम्‌ -कु० ३।६६ 2. तीर का निशाना, 
वाण का लक्ष्य 3. तीर का पंखयुक्त भाग 4. गाय 
का ऐन या औडो 5. एक प्रकार का पौधा (नील- 
झिंटी' भी) -विकचवाणदलावलयोऽधिक रुचिरे रुचिरे- 
क्षणविश्रमाः शि० ६।४६ 6. एक राक्षस का नाम, 
बलि का पुत्र--तु० उषा 7. एक प्रसिद्ध कवि का 
नाम जो सातवी शताब्दी के पूर्वाध में राजा हर्षवर्धन 
के दरबार में विद्यमान था (दे० परिशिष्ट २), 
उसने कादवरी, हर्षचरित तथा और कई पुस्तकं 
लिखी (जार्या के ३७ वें इलोक में गोवर्धन ने बाण 
के विषय में निम्नांकित कहा ई - जाता शिखण्डिनी 
ध्राग्यया शिखण्डी तथावगच्छामि, प्रागल्म्यमघिकमाप्तु 
वाणी वाणो वभूवेति । इसो प्रकार ---हृदयवसतिः 
पञ्चबाणस्तु बाण --्रसः ११२२) 1 'पांच' की 
सख्या के लिए प्रतीकात्मक उक्ति; सम० असनम्‌ 
जेतूप आवलिः, लो स्त्री») 1 बाणों की सणी 
2. एक वाक्य में अन्वित पाँच इलोको का एक कुलक, 
आश्रयः तरकस, योचरः वाण का परास, --जालम्‌ 


( ७१३ ) 


बाणों का समूह, - जित्‌ (पुं०) विष्णु का विशेषण, 
सूः घिः तरकस,-- पन्थः वाण का परास,-पाणि 
(वि०) बाणों से सुसज्जित,--पात: 1. तीर की मार 
(दूरी की माप) 2. तीर की परास,-मुक्तिः,-मोक्षणम्‌ 
बाण मारना, तीर छोड़ना,--योजनम्‌ तरकस,--वृष्टिः 
(स्त्री०) तीरों की बौछार,--बारः वक्षस्त्राण, कवच, 
उरस्त्राण -.तु० वारबाणः, --सुताः बाण की पुत्री 
ऊषा का विशेषण, दे० उषा, - हन्‌ (पुं०) विष्णु का 
विशेषण ! 
वाणिनी [ बाण-[-इनि--डीप्‌ ] दे० वाणिनी । 


बादर (वि०) (स्त्री०-री) [ बदर--अण्‌ ] 1. बेर के 
वृक्ष से प्राप्त या संबद्ध 2. रूई का बना हुआ,---रः 
. रूई का पौधा, बाडी, -रम्‌ 1. बेर 2. रेशम 3. पानी 
4. रूई का वस्त्र 5. दक्षिणावतं शंख,- रा कपास 
का पेड़ । 
बादरायणः [ बदरी--फक्‌ ] वेदान्त दर्शन के शारीरक 
सूत्रो का प्रणेता बादरायण (जिसे प्राय: व्यास का 
नामान्तर माना जाता हे) । सम० सूत्रम्‌ वेदान्त 
दर्शन के सूत्र, सम्बन्धः कल्पित या दूर का सम्बन्ध 
(आधुनिक रूप) ! 
बादरायणिः [ बादरायण--इञा ] व्यास का पुत्र 
शुक । 
बादरिक (वि०) (प्त्री०-को) [ बदर+-ठञ्ग्‌ ] बेर 
एकत्र करने वाला । 
बाघ्‌ (स्वा० आ० वाधते, बाधित ] 1. तंग करना, उत्पी- 
डित करना, सताना, अत्याचार करना, छेड़ना, कष्ट 
देना, दुःखी करना, परेशान करना, पीड़ा देना ऊनं 
न सत््वैष्वधिको बबाधे ` रघु० २६८. न तथा बाधते 
स्कन्धो यथा बाधति बाधते सुभा", मेघ० ५३, 
मनु० ९।२२९, १०१२२, भट्टिः १४४५ 2 मुका- 
बला करना, विरोध करना, निष्फल करना, रोकना, 
रुकावट डालना, अवरोध करना, हस्तक्षेप करना 
“-कि० १1११, उत्तर० ५1१४ 3 आक्रमण करना, 
हमला करना, धावा बोलना +. अनुचित व्यवहार 
करना. अन्याय करना 5. चोट पहुंचाना क्षति पहुँ- 
चानः 6. होक कर दूर करना पीछ <कळूना. हटाना 
अपले करना एः ओर गट करमा, 


दना संतान 1 


४751 पहुचाना 

२१७ 5 9 उ एका गताना तग ¦ 
र "वश. ६५ पहुंचाना समरः गेव तरून 
अदने "६ नस) हि? १, ना ० 2 हाक : 
जूर 


मदाना, खार करना! - इः नु देवं 


| बाहँद्रप, बाहद्रथि 


शक्येत पौरुषेण प्रबाधितुम्‌--महा०, सम्‌ --,कष्ट 
देना, सताना । 

बाध:,-धा [ बाधू+-घञ्न्‌ ] 1. पीडा, यातना, कष्ट, 
सन्ताप--रजन्या सह जम्भते मदनबाधा-- विक्रम० ३ 
2. रुकावट, छेड़छाड़, परेशानी--इति भ्रमरबाघां 
निरूपयति - श० १ 3. हानि, क्षति, घाटा, चोट 
~~ चरणस्य बाघा--मालवि० ४, याज्ञ० २।१५६ 
4. भय, खतरा 5. मुकाबला, विरोध 6. आपत्ति 
7. प्रत्याख्यान, निराकरण 8. स्थगन, रद्द करना 
9. अनुमान प्रक्रिया में त्रुटि, हेत्वाभास के पाँच रूपों 
में से दे० नी० 'बाधित' | सम०-- अपवादः अपवाद 
का खण्डन । 

बाधक (वि०) (स्त्री०-घिका) | बाघ्‌--ण्वुल्‌ ] 1. कष्ट 
देने वाला, सताने वाला, उत्पीडक 2. छेड़छाड़ करने 
बाला, परेशान करने वाला 3. उन्मूलन 4. बाधा 
डालने वाला । 


बाघनम्‌ [ बाघ्‌+-ल्युट्‌ ] 1. तंग करना, उत्पीडन, परेशान 
करना, अशान्ति, पीडा--श० १ 2. मिटाना 3. हटाना, 
स्थगन 4. निराकरण, प्रत्याख्यान,--ना पीडा, कष्ट, 
चिन्ता, अशान्ति । 

बाधित (भ० क० कृ०) [ बाघ्‌--क्त ] 1. तंग किया 
हुआ, उत्पीडित, परेशान 2. पीडित, सन्तप्त, कष्टग्रस्त 
3. विरुद्ध, अवरूद्ध 4. रोका हुआ, प्रगृहीत 5. एक 
ओर रक्खा गया, स्थगित 6. निराकृत 7. (तके० में) 
खण्डित, विवादग्रस्त, असंगत (फलतः व्यर्थ) । 

बाधियंम्‌ [ बधिर-|-ष्यव्य्‌ ] बहुरापन । 

बान्धकिनेयः [ अन्धकी+-ढक्‌, इनङादेशः ] दोगला, वणे. 
संकर । 

बान्धवः [ बन्धु +-अण ] 1. रिश्तेदार, संत्रंधी--यस्यार्थास्त- 
स्य बान्धवाः--हि० १, मनु० ५।७४, १०१, ४।१७९ 
2. मातृपरक रिश्तेदार 3. मित्र--धनेभ्यः परो बान्धवो 
नास्ति लोके---सुभा ० 4. भाई । सम०--जनः, रिइते- 
दार, बन्धु-बांधव- दारिद्रधात्पुरुपस्य बान्धवजनो 
वाक्ये न संतिष्ठते “मृच्छ० १३६, पंच० ४।७८ | 

बान्धव्यम्‌ | बान्धब + घ्यडा ] सगोत्रता. रिञ्तेदारी । 

बाञ्रवी | बभ्रु--अणु -- द्वीप : दुर्गा का विशेषण । 

बाबंटीर: | ? ] 1. आम का गृदा 2 जस्त 3. नया अंकुर 
४ वेश्या का पुत्र : 

बाहे (वि०) (स्त्री: हो | वर्ह +- अणू ] मोर की पूँछ 


स बता 


के पई रे 


जरनल दा पित 

बाहेस्पत (4१८) ! 
स्पति से सबकग 
को प्रिय; 


( ७१४ ) 


बाहुंस्पत्य (००) [ बृहस्पति--यक्‌ ] बृहस्पति से संबंध 
रखने वाला,--त्यः 1. बृहस्पति का शिष्य 2. भौतिक- 
वाद के उग्ररूप के शिक्षक बृहस्पति का अनुयायी, 
भौतिकवादी,--त्यम्‌ पुण्यनक्षत्र । 


बाहिण (वि०) (स्त्री०-णी) [ बहिन्‌+-अण्‌ ] मोर से 


संबद्ध या उत्पन्न । 


बाल (वि०) [ बलू+-ण या बाल+-अच्‌ ] 1. बच्चा, शिशु- 


वतू, अवयस्क, न्याना--बालेन स्थविरेण वा - मनु० 
८७०, बालाशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति 
“-विक्रम० २।७, इसी प्रकार-बालमन्दारवक्ष:--मेघ ० 
७५, रघु० २४५, १३1२४ 2. नया उगा हुआ, बाल 
(रवि या अर्क)-रघु० १२1१०० 3. नूतन, वर्धमान 
(चन्द्रमा) पुपोष वृद्धि हरिदीधितेरनुप्रवेश्ादिव 
बालचन्द्रमाः -रघु० ३1२२, कु० ३।२९ 4. बालिश 
5. अनजान, अबोध, - लः 1. बालक, शिशु-बालादपि 
सुभाषितं ग्राह्मम्‌--मनु ० २।२३९ 2. बालक, युवा, 
तरुण 3. अवयस्क (१६ वर्ष से कम आयु का) -बाल 
आषोडशाद्वर्षात्‌--नारद 4. बछेरा, अश्वक 5. मूर्ख, 
भोंदू 6. पूंछ 7. बाल 8. पाँच वर्ष का हाथी 9. एक 
प्रकार का गन्धद्रव्य । सम०-अप्रम्‌ बाल की नोक, 
--अध्यापकः बच्चों का सिक्षक,-अभ्यासः बाल्यावस्था 


में अध्ययन, (अध्ययन में) शीघ्र लगाना, अरुण 
(वि०) प्रभातकालीन उषा की भाँति छाल, (णः) 
प्रभातकालीन उपा,--अर्कः नवोदित सूर्य-रघु० १२। 
१००,- अवबोधः बच्चों की शिक्षा,-- अवस्थ (वि०) 
तरुण, नवयुवक - विक्रम» ५।१८,- अवस्था बचपन, 
आतपः प्रातःकालीन धूप,-इन्दुः नया बढ़ता ह 
चन्द्रमा-कु० ३।२९, ` इष्टः बरी, बेर का पेड, 
उपचारः (आयु०) बच्चों की चिकित्सा,-उपबीतम्‌ 
लंगोटी, रुमाली, कदली केले का नया पोघा,-- कुन्दः, 
बम्‌ एक प्रकार की नई चमेली (- दम्‌) चमेली 
की नई खिली हुई कली--अलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ 
--मेघ० ६५,- - कृमिः जूं, कृष्णः बालक के रूप में 
कृष्ण,--क्रीडनम्‌ बच्चे का खिलौना या खेल,-क्रोडनकम्‌ 
बच्चे का खिलौना, ( - कः) 1. गेंद 2. शिव का 
विशेषण,--क्रीडा बच्चों का खेल, बालकों या तरुणों 
का खेल,--खिल्यः ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न, अंगूठे के 
समान आकारवाली दिव्य मूर्तियां (जो गिनती में 
साठ हजार समझी जाती हे) - तु० रघु० १५।१०, 
~—-गभिणी पहली बार गाभिन हुई गाय,--गोपालः 
“तरुण ग्वाला' बालगोपाल के खूप में कृष्ण का विशे- 
षण,--ग्रहः बालकों को पीडा पहुँचाने वाला पिशाच 
(या उपग्रह ) ,-चन्द्रः ---चन्द्रमस्‌ (पुँ०) दूज का चाँद, 
बढ़ता हुआ चाँद--मा० २।१०,--चरितम्‌ 1. तरुणों 
के खेल 2. बाललीला, बाल्यजीवन के कारनामें-उत्तर० 


६,-चर्यः कातिकेय का नाम, (र्या) बच्चे का व्यबहार, 
+ज (वि०) बालों से उत्पन्न,-तनयः खदिर का 
वृक्ष, खेर,--तस्त्रम्‌ घात्रीकमं,--तुभम्‌ नई दूब, हरी 
घास, दलकः खैर,--घिः बालों वाली पूंछ--शि० 
१२।७३, कि० १२।४७,---पाइया 1. बालों की माँग में 
पहने जाने के योग्य आभूषण 2. बालों की चोटी में 
धारण की जाने वाली मोतियों की लड़ियाँ,--पुष्टिका, 
-- पुष्टी एक प्रकार की चमेली, -- बोषः 1. बच्चों की 
शिक्षा 2. अनुभवशून्य नये बालकों की शक्ति के अंनु- 
सार कोई कार्ये,--भद्रकः एक प्रकार का विष ,--भारः 
बालों से भरी हुई लम्बी पूँछ-बाघेतोल्काक्षपितचमरी 
बालभारो दवाग्निः-मेघ० ५३,-भावः बचपन, बाल्या- 
वस्था,---भैषज्यम्‌ एक प्रकार का अंजन,-भोज्यः मटर, 
--मृगः मृग छोता, - यशोपवीतकम्‌ वक्षःस्थल के ऊपर 
से पहने जाने वाला जनेऊ,-राजम्‌ बंदूयंमणि, नीलम्‌, 
--रोगः बच्चों का रोग,--छता नूतन बेल---रघु ० 
२।१०,--लीला बच्चों के खेल, बालकों का मनोविनोद, 
-चत्सः 1. नन्हा बछडा 2. कबूतर,-वायजम्‌ वैदूर्यमणि 
तीलम,--बासस्‌ (नपुं०) ऊनी वस्त्र, बाह्यः जंगली 
बकरा,--विधवा बाल्यावस्था में ही जिसका पति मर 
गया हो, व्यजनम्‌ चंवर, चौरी (सुरागाय के बालों 
से बनी चौरी जो एक प्रकार का राजचिह्ल है )-रघु० 
९६६, १४११, १६३३, ५७, कु० १।१३, सखिः 
बाल्यावस्था से बना मित्र, बचपन का bar 
झुठपुटा,-सुहृद्‌ (पु) बचपन का „सूर्यः, 
---सूर्यक: वंदूयंमणि, नीलम,-- हत्या बच्चे की हत्या, ' 
--हस्तः बालों वाली पूँछ । 


बालक (वि०) (स्त्री ०-लछिका) [ बाल--कन्‌ ] 1. बच्चों 


जैसा, नन्हा, अवयस्क 2. अनजान,-कः 1. बच्चा, 
बाल 2. अवयस्क (विधि मॅ) 3. अंगूठी 4. मूर्ख या 
बुद्ध 5. कड़ा, कंकण 6. हाथी या घोड़े की पूंछ, कम्‌ ` 
अंगूठी । सम०-- हत्या, बच्चे की हृत्या । 


बाला [बाल+-टाप्‌] 1. लड़की, कन्या 2. सोलह वर्ष से 


कम आयु की युवती 3. तरुणी, युवती,--जाने तपसो 
वीर्यं सा बाला परवतीति मे बिदितम्‌- ० ३।१, 
इयं बाला मां प्रत्यनवश्तमिन्दीवरदलप्रभाचोरं चक्षुः 
क्षिपति भर्तृ० ३।६७, मेघ० ८३ 4. चमेली का एक 
भेद 5. नारियल 6. घृतकुमारी का पौधा 7. इलायची 
8. हल्दी । सम० - हत्या स्त्रीहृत्या । 


बालिः [बलू + इन्‌] एक प्रसिद्ध बानरराज का नाम--दे० 


'वालि'। 


सम०- हन्‌ -हन्तु (पुं) राम का 
विशेषण । 


बालिका [बाला+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. लड़की 2. कान 


की बाली की घुंडी 3. छोटी इलायची 4. रेत 5. पत्तों 
की सरसराहट। 


( ७१ 


बालिन्‌ (पुं) [बाल---इनि] एक बानर का | 
'वालि' । 

बालिनी [बालिन्‌ --ङीप्‌] अश्विनी नक्षत्र । 

बालिमन्‌ (पुं०) [बाल--इमनिच्‌] बचपन, वाल्यावस्था, 
लड़कपन । 

बालिश (वि०) [वाडि इयति, वाडि+-झो {-ड डलयोरभेदः] 
1. बच्चों जैसा, अबोध, मूर्ख 2. बच्चा 3. मूख, 
अनजान -मनु० ३।१७६ 4. लापरवाह, शः 1. मूर्ख, 
बुद्ध 2. बच्चा, बालक,” ज्ञम्‌ तकिया । 

बालिइयम्‌ [बालिश-+ष्यञ्ञ्‌] 1. लड़कपन, बचपन 
2. बचकानापन, मूर्खता, बेवकूफी । 

बालो [बालि--डीष्‌] एक प्रकार की कान की बाली । 

बालीशः (पुं०) मूत्रावरोध ! 

बालुः,--बालुकम्‌ [बल [-उण्‌, बालु--कन्‌] एक प्रकार का 
गंध द्रव्य । 

बालुका दे० 'बालुका' । 

बालुकी, बालुङ्की, बालुद्धी [बल--उकज्ा--डीप्‌] एक 
प्रकार की ककडी । 

बालूक: [बल-|-ऊकञ्ण_] एक प्रकार का बिष । 

बालेय (वि०) (स्त्री०--यी) [बलि--ढज्य_] 1. बलि 
देने के लिए उपयुक्त 2. मुदु, मुलायम 3. बलि की 
संतान,--यः गधा ! 

बाल्यम्‌ [बाल--ष्यञ्ञ्‌ ] 1. लड़कपन, बचपन---बाल्यात्यरा- 
मिव बशां मदनोध्युवास रघु० ५१६३, कु० १।२९ 
2. (चन्द्रमा के) बढ़ने की अवधि--कु० ७1३५ 
3. समझ की अपरिपक्ष्वता, मूखेता, अबोधता । 

बाल्हकाः, बाल्हिका:, बाल्होकाः (पुं. ब० व०) [बल्हिदेशे 
भवाः -बल्हि+वुझ, बल्हि+-ठञ््‌, पृषो० पक्षे 
दीर्घत्वम्‌] बल्हि के अधिवासी, - कः 


1. बाल्हीकों का 
राजा 2. बलख का घोड़ा,-कम्‌ 1. केसर, ज्ञाफरान, 


2. हींग । 
) 


बाल्हिः (पुंश) एक देश का नाम । सम०--ज (वि० 
वलख देश में पला, बल्ख देश की नसल । 
आख्यः --ष्पम्‌ [वाम्‌ -पृपो० सत्वं पत्वं वा] 1. आँसू, अश्रु- 


कंठ: स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलृषः- श० ४।५ 2. भाप, 
प्रवाष्प, कुहरा 3. लोहा । सम०-- अम्बु (नपुं० ) आँसू, 
~-डःडूवः आंसुओं का आना,--कण्ठ (वि०) जिसका 


गला भर आया हो, गद्गद्‌ कंठ वाला,--दुदिनम्‌ 
आँसुओं की बाढ्‌,- खुरः आँसुओं का फूट पड़ना, 
आँसुओं की बाढ़,-वारंवारं तिरयति दृशोरुद्गमं 
वाष्पपुर- -मा० १1३५, मोक्षः, --मोचनम्‌ आँसू 
वहाना,--बिन्दु: (पुं) आँसू की बूँद,--संविग्ध (वि०) 
जों आँसुओं के कारण अस्पष्ट हो । 

वाष्पायते (ना० धा? आ०) आँसू बहाना, रोना--तत्कि- 
मिति वाष्पायितं भगवत्या -मा० ६, विक्रम» ५।९ । 


५ ) 


बास्त (वि०) (स्त्री०-स्ती) [बस्त+-अण्‌] बकरे से 
उत्पन्न या प्राप्त--मनु० २।४१। 
बाहः [>-बाहु:ः पृषो० वह्‌ --णिच्‌ --अच्‌, बवयोरभेदः] 
1. भुजा 2. घोड़ा । 
बाहा [दे० बाह] भुजा,--मां प्रत्यालिङ्गेतोगताभिः शाखा- 
वाहाभिः-श° ३। सम०--बाहवि (अव्य०) 
हस्ताहस्ति, भुजा से भुजा--तु० बाहु-बाहवि । 
बाहीकाः (ब० व०) [वह्‌ +ईकण्‌ ववयोरभेदः] पंजाब के 
अधिवासी,--कः 1. पंजाबी 2. बैल । 
बाहुः [बाध्‌ +-कु, धस्य हः] 1. भुजा--शान्तमिदमा्षमपदं 
स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य--श० १।१६, इसी 
प्रकार “महाबाहुः, आदि 2. कलई 3. पशु का अगला 
पेर 4.द्वार की चौखट का बाजू 5. (ज्या० में) 
समकोण त्रिभुज का आघार,-हू (द्वि० व०) आद्रा 
नक्षत्र | सम०--उत्क्षेपम्‌ (अव्य°) भुजाओं को ऊपर 
उठा कर- बाहृत्क्षेप ऋन्दितुं च प्रवृत्ता--श० ५।३०, 
कुब्ज (वि०) लुंजा, जिसका हाथ विकृत हो 
गया हो,--कुन्थः (पक्षी का) बाजू, डेना,--चापः 
पौरुष की माप, अर्थात्‌ दोनों हाथों कों फैलाकर मापी 
हुई दूरी,--जः क्षत्रिय वणं का व्यक्ति-तु० बाहू 
राजन्यः कृत:--ऋग्‌० १०।९०।१२, मनु० १।३१, 
2. तोता,-ज्या (गणि० मे) चाप के सिरों को 
मिलाने वाली सीधी रेखा,--त्रः,-- श्रम्‌-त्राणम्‌ 
भुजाओं की रक्षा करने वाला कवचविझेष, - दण्डः 
1. डंडे की भांति लंबी भुजा 2. भुजा या मुक्के से 
दण्डित करना,--पाढाः 1. मल्लयुद्ध में एक घेरा 
बनाना जैसा कि आलिंगन के समय किया जाता है, 
-“प्रहरणम्‌ घूंसों की लड़ाई, मल्लयुद्ध,--बलम्‌ भुजा 
की ताक़त मांसपेशियों की शक्ति,--भूषणम्‌,--भूषा 
भुजा में पहना जाने वाला आभूषण, बाजूबंद, अंगद, 
भेदिन्‌ (पुं०) विष्णु का विशेषण,---मूलम्‌ 1. कांस, 
2. कंघे और बाहु का जोड़,- युद्धम्‌ हाथापाई, 
मल्लयुद्ध, धूँसों की लड़ाई,-- योधः--योषिन्‌ (पुं ) 
मुष्टि योद्धा, घूंसेबाज,--लता भुजा की भांति बेल, 
“अन्तरम्‌ स्तन, वक्ष:स्थल,--बीयंम्‌ भुजाओं की शक्ति, 
“व्यायाम कसरत,--शालिन्‌ (पुं०) 1. शिव का 
विशेषण 2. भीम का विशेषण,--शिखरम्‌ भुजा का 
ऊपरी भाग, कघा,-संभवः क्षत्रिय जाति का पुरुष, 
सहस्रभृत्‌ (पुं) कातंवीर्यं राजा का विशेषण 
('सहल्नार्जुन') भी इसका नामान्तर है । 
बाहुकः | बाहु+-के+-क ] 1. बन्दर 2. कर्कोटक के द्वारा 
बौना बना दिये जाने पर नल का बदला हुआ नाम । 
बाहुगुष्यम्‌ [ बहुगुण +-ध्यञ्ज्‌ ] अनेक सद्गुण और श्रेष्ठ- 
ताओ का स्वामित्व । 
बाहुदन्तकम्‌ [ बहुदन्तक+-अण्‌ ] नैतिक कतंव्यों का स्मृति 


( ७१६६ ) 


के रूप में निरूपण जिसके रचयिता इन्द्र कहे | बिद्‌, बिद्‌ (भ्वा० पर० बिदति) 1. खण्ड खण्ड करना 


जाते 

वाहुदन्तेयः | बहुदन्त+ढ ] इन्द्र का विशेषण । 

बाहुदा | बाहु +-दा--क+-टाप्‌ | एक नदी का नाम । 

बाहुभाष्यम्‌ [ बहुभाष्‌+-ष्यञ्ञ्‌ | मुखरता, वाचालता, 
बातूनीपन । 

बाहुरूप्यम्‌ [ बहुरूप +-ष्यञ्ञ्‌ | बहुरूपता, विविधता । 

बाहुलः [ बहुळ--अण्‌ ] 1. अग्नि 2. कार्तिक का महीना, 
लम्‌ 1. बहुरूपता 2. भूजाओं की रक्षा के लिए 
कवच विशेष । सम०--ग्रीबः मोर । 

बाहुलकम्‌ [ बाहुल--कन्‌ ] 1. अनेकरूपता 2. व्याकरण 
में प्रयुक्त विधिविश्षेष - बाहुलकाच्छन्दसि, किसी रूप 
अर्थ या नियम की विविध या असीम प्रयोजनीयता । 

बाहुलेयः [ बहुला--ढक ] कातिकेय का विशेषण । 

बाहुल्यम्‌ | बहुल-)-ष्यडा, ] 1. बहुतायत, प्राचुय, यथे- 
ष्टता 2. बहुरूपता, अनेकता, विविधता 3. बस्तुओं 
का सामान्य क्रम या प्रचलित व्यवस्था । 

बाहूबाहवि (अव्य०) | बाहुभिर्बाहुभिः प्रहृत्येदं प्रवृत्त 
युद्धम्‌ ] भुजा से भुजा मिळा कर, हस्ताहस्ति, घमा- 
सान युद्ध । 

बाह्य (वि०) [ बहि्भेवः---ष्यञ्ञ्‌, टिलोपः ] 1. बाहर का 
बाहर की ओर का, बाहरी, बहिर्देश, बाहर स्थित 
~-विरहः किमिवानुतापयेद्‌ वद बाह्यविषयेविपश्चि- 
तम्‌ - - रघु० ८८९, बाह्योद्याने-मेघ० ७, कु० ६।४६, 
बाह्यनामन्‌ बाहरी नाम”, अर्थात्‌ पत्र की पीठ पर 
लिखा हुआ पता या शिरोनाम, सरनामा--मुद्रा० १ 
2. विदेशी, अपरिचित--पंच० १ 3. बहिष्कृत, कट- 
घरे से बाहर-जातास्तदूर्वोरुपमानबाह्याः--कु० १।३६ 
4. समाज से बहिष्कृत, जातिबहिष्कृत,-- हा! 1. अप- 
रिचित,-- ह्यम्‌, वाह्येन, बाह्य (अव्य०) बाहर 
बाहर की ओर, बाहरी ढंग से । 

साह वच्यम्‌ | बह वृच--ष्यञ््‌ ] ऋग्वेद का परम्परागत 
अध्यापन । 

बिट्‌ (भ्वा० पर० - बेटति) 1. शपथ लेना 2. अभिशाप 
देना 3. चिल्लाना, जोर से बोलना । 


बिटक:, कम्‌. बिका ।=ऽपिटकः पृषो० ] फोडा, 
फुसी : 
बिडम्‌ ¦ विडे क. गक प्रकार का नमक 
- काळन ] 1. विस्ला बिलाब 2. आँख 


बिडाल' 


सु? ०-- पदः, . पदकभ १६ माझे के तोल 


का ३ 


बिडालम ? आंख के बाहरी 
बम दर न! मल्हम । 
CE सस्थ विडौजाः 


पनज ७1३४1 


2. बाँटना । 

बिदलम्‌ दे० 'विदल' । 

बिन्दु: [बिन्द्‌-उ] 1 बूंद, बिदी जलब्रिन्दुनिपातेन क्रमश 
पूर्यते घटः “छोटी-छोटी बंदे मिल कर एक सरोवर बन 
जाता हे”, विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि 
मनु० ७।३३, अधुना (कुतूहलस्य ) बिन्दुरपि नावशेषित 
-श० २ 2. बिंदु, बिदी 3. हाथी के शरीर पर रंगीन 
बिदी या चिह्ण-कु० १।७ 4. शून्य, सिफर-न रोम- 
कूपोघमिषाज्जगत्कृता कृतश्च कि दूषणशून्यबिन्दवः-नै ० 
१।२१। सम० - चित्रकः चित्तीदार हारिण; - जालम्‌ 
--जालकम्‌ 1. बूंदों का समूह 2. हाथी के सूंड और 
शरीर पर बनाये गये चित्रण, चित्तियाँ,-तन्त्रः 1. पासा 
2. शतरंज की बिसात,-- देवः शिव का विशेषण:,-पत्रः 
एक प्रकार का भोजपत्र,--फलम्‌ मोती, रेखकः 
1. अनुस्वार 2. एक प्रकार का पक्षी,--रेखा विन्दुओं 
की पंक्ति, -वासरः गर्भाधान का दिन । 


बिब्बोकः, ( बिब्बोक, बिब्बोकः) [? ] 1. अभिमान के कारण 
अपने प्रियतम पदार्थं की ओर उदासीनता का प्रदर्शन 
--मनाक प्रियकथालापे बिव्बोकोऽनादरक्रिया-प्रताप- 
रुदर, या, बिव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः-सा० 
द० १३९ 2. घमंड के कारण उदासीनता 3. केलि- 
परक या प्रीतिविषयक संकेत---संशय्य क्षणमिति 
निङ्चिकाय करिचिद्बिब्बोकबंकसहवासिनां परोक्षैः 
-“शि० ८।९ (विलासे:--मल्लि० 

बिभित्सा [भिद्‌--सन्‌--अ--टाप्‌] भेदने की इच्छा, 
बींधने की या छेद करने की इच्छा । 

बिभित्सु (वि०) [भिद्--सन्‌--उ] छेदने या बींधने की 
इच्छा । 

बिभीषणः [भी +-सन्‌ +ल्युट्‌] एक राक्षस का नाम, रावण 
का भाई (यद्यपि वह जन्म से राक्षस था परन्तु तोभी 
सीता के अपहरण के कारण वह बड़ा खिन्न था. 
उसने रावण को इस दुष्कृत्य के लिए बहुत बुरा भला 
कहा । उसने बार-बार रावण को समझाया कि 
यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीता को राम के 
पास वापिस पहुँचा दो । परन्तु उसने विभीषण की 
चेतावनी पर कोई ध्यान नही दिया । अत में जब 
उसन देखा कि रावण का विनाश अवश्यभावी है तो 

ह राम के पास चला गया और उनका पक्का मित्र 

बन गरा । रावण को मत्यु के पश्चात्‌ राम नें विभी- 
पण को छठका को राजगह पर विठा दिया । बिभी- 
षण साल चिरजीजियों में गिना जाता टे. दे० 
'चिरजीनिन') ! 

बिन्नक्षुः, विश्रज्जिसु 
आग । 


: भ्रस्ज्‌ ¬-सन्‌ - उ. विऊन्येन इट} 


( ७७ ) 


बिम्बः,-बम्‌ [वी-+वन्‌ ति ० साधुः] सूर्यमण्डल या चन्द्र- 
मंडल -- वदनेन निजितं तव नीलीयते चन्द्रबिम्बमम्बधरे 
- सुभा०, इसी प्रकार सूर्य, रवि” आदि 2. कोई 
गोल या मंडलाकार सतह, मंडल या गोला जैसे 
“नितम्वबिस्ब' गोलाकार कृल्हा. 'श्रोणीबिम्ब” आदि 
3. प्रतिमा छाया, प्रतिविब 4. शीशा, दर्पण 5. कलग 
6. उपमित पदार्थ (विप० प्रतिबिब),--बम्‌ एक वृक्ष 
का फल (यह जब पक जाता है तो लाल रंग का हो 
जाता हूँ, तरुण स्त्रियों के होठों की तुलना इसी से 
को जाती हुं) -रक्‍तशोकरुचा विज्ञेपितगणा बिम्वाधरा- 
लक्तकः- - मालवि० ३।५, पकक्‍वबिंबाधरोष्ठी--मेघ० 
८२, तु० नेश २४। सम०-_ ओष्ठ (वि०) {त्रिबो 
(वौ) ष्ठ) विव फल के समान लाल-लाल सुंदर होठों 
वाला --मालवि० ४१४, 


| 
| 
| 
| 
1 
+ 
1 
| 
i 
१ 
f 
j 


(-ष्ठः) बिब फल की : 
भांति ओप्ठ-उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे-कु२ ३।६७। : 


बिम्बकम्‌ [बिम्ब --कन्‌] 1. सूर्यमंडल या चन्द्रमण्डल ` 


2. बिबफल । 

बिम्बिका [बिम्ब + कन्‌, इत्वम्‌] 1. सूर्यमंडळ या चन्द्रमण्डल 

विब का पौधा । 

बिम्बित (वि०) [बिम्ब -]-इतच्‌ ] 1. प्रतिबिबित, प्रति छाया 
पड़ी हुई 2. चित्रित । 

बिल्‌ (तु० पर०, चुरा० उभ० बिलति, बेलयति-ते) खंड 
खण्ड करना फाइना, तोड़ना, बांटना, टुकड़े-टुकड़े 
करना । 

बिलम्‌ [बिल्‌ +-क} 1. छिद्र, विवर, खूड (हल चलाः 
बनी गहरी सीधी रेखा)-- खनन्नाखुबिल सिह 
प्राप्तोति नखभंग हि-- पंच० ३।१७, रघु० १२५ 
2. रिक्तस्थान, गतं, छिद्र 3. द्वारक, छिद्र, सूराख 


बिल्वकीया | बिल्व+-छ, कुक्‌ | बह स्थान जहाँ बल के 
पौधे लगाये गए हों । 
(दिवा० प० बिस्यति) 1. जाना, हिलना-इूलना 
2. उकसाना, प्रेरित करना, भड़काना 3. फेंकना, डाल 
देना 4. टुकड़े टुकड़े करना । 
बिसम्‌ | बिस्‌-†-क | 1. कमल तंतु 2. कमल की तन्तु 
वाली डंडी-पाथेयमुत्सुज बिसं ग्रहणाय भूय:-विक्रम० 
४1१५, बिसमलमशनाय स्वादु पानाय तोयम्‌ ---भर्तृ ० 
३।२२, मेघ० ११, कु० ३।१७, ` ३।२९। सम्‌० 
कण्ठिका, -कण्ठिन्‌ (पू०) छोटा सारस -- कुसुमम्‌ 
पुष्पम्‌ प्रसूनम्‌ कमळ का फूल.-जक्षविसं धृतवि- 
कासिबिसप्रसूनाः -शि० ५।५८ ,-- खादिका कमल 
तन्तुओं को खाने वाली,---प्रन्थिः कमलडंडी के ऊपर 
की गांठ, - छेद: कमल की तंतुमय डंडी का ट्कड़ा 
जम्‌ कमल, का फूल, कमल तन्तुः कमल का रेशा 
- नाभिः (स्त्री०) कमल का पौधा, पदमिनी,-नासिका 
एक प्रकार का सारस । 


बिसलम्‌ | विस ‡ ला-{-क | नया अंकुर, अंखुवा, कली । 


: बिसिनी | विस + इनि ] 1. कमलिनी, कमल का पौधा 


भर्तुँ ० ३।३६ 2. कमल तंतु 3. कमलो का समह । 
बिसिल (वि०) [विस4-इछच्‌] बिस से संबद्ध या प्राप्त । 


: बिस्तः [ बिस्‌ --क्त | (८० रत्तियों के बरावर) सोने 


4. कदरा, कोटर --लः इन्द्र के घोड़े उच्च: श्रवा' का | 


नामान्तर । सम०. ओकस्‌ (पुं०) बिल में रहने 
वाला जानवर, - कारिन्‌ (पुं० ) योनि (वि०) 
बिलजन्तुओं की नस्ल के जानवर ---यत्राइवा बिल- 
योनय:-- कु ० 
(बिळेवासिन्‌) (पुं०) साँप । 

बिलंगमः [ विल--गम्‌ -।-खच्‌, मुम्‌ | सर्प, सांप । 


६।३९,--वासः गंधमार्जार. - वासिन्‌ | 


बिलेशयः | विले शेते --शी +-अच्‌, अलक स० ] 1. साँप; 


2. मूसा, चूहा 3. मांद में रहने वाला कोई 
जन्तु । 


भी ! 


ब्रिल्ल: | विलय-ला--क नि० अकार लोप: ] 1. गर्त , 


2. विद्येपतः थाँवला 
बच्चों की माँ । 
बिल्वः | बिल + वन्‌] बेल नामक वृक्ष-ल्बम्‌ 1. वेल का फल 

2. एक विशेष तोल, पल भर । सम०-दंडः शिव क 


आलवाल ! सम०--सू 


विशेषण,-पेशिका,-पेशी बेल का छिलका (जो लकड़ी 


के समान कड़ा होता हं),-- बनम्‌ बेलों का जंगल | 


दस : 


का तोल | 


बिह्लणः (पुं) 
रचयिता । 


विक्रमांकदेवचरित नामक काव्य का 


बीजम्‌ | वि+जन्‌ + ड उपसर्गस्थ दीर्घः बवयोरभेदः ] 


बीज (आलं० से भी) बीज का दाना 
-एअरण्यबीजाँजलिदानलाछिता 
जलि: पतति कीटमुखावलीढ:--मच्छ० १।९, रघ० 
१९।५:७, मन्‌० ९।३३ 2. जीवाणू, तत्त्व 3. मूल, 
स्रोत, कारण, बीजप्रकृतिः श० १।१. (पाठान्तर) 
4. वीर्ये, गुक्र--कु० २।५, ६० 5. किसी नाटक की 
कथावस्तु का बीज, कहानी आदि,-दे० मा० द० ३१८ 
6 गूदा 7. बीजगणित 8 बीजमंत्र, - जः नीत्र का पेड़ 
(बीजाकू 1. बीज वोना-ज्योमनि बीजाकुस्तै--भामि० 
११९८ 2. बीज बोने के वाद हळ चलाना) । सम० 


अनाज 
कु० ५११५, बीजां- 


अक्षरम्‌ मन्त्र का प्रथम अक्षर, - अङ्कुरः बीज का 
अंकुर - कुण ३।१८, "न्याय: वीज और अंकूर का 
न्याय, दे० न्याय के अन्तर्गत, अध्यक्षः शिवका 
विशेषण, अइबः जननाइव, सांर प्रोड़ा,-- आढ्यः 


““पूरः.-प्रकः विजौरा नीवू, चक्रोत रा, | रख,--रकम | 
नींबू का फल,-उत्कृष्टम्‌ अच्छा बीच --उदनम ओला 
-कतू (पु०) शिव का विशेषण,--कोश:,-कोष 1. बीज 
पात्र 2. कमल का बीजपात्र,--गणितम बीजगणित 
का विज्ञान,--गुप्तिः (स्त्री०) बीजकोश, फलो, सेम 


( ७८ ) 


छीमी,--दक्षंकः रंगशाला का व्यवस्थापक,--घान्यम्‌ 
घनिया,--न्यासः नाटक की कथावस्तु के स्रोत 
बतलाचा,--पुरुषः कुल प्रवतेक,--फलकः बीजपूर का 
पेड,--मन्त्रः रहस्यमय अक्षर जिससे मंत्र आरम्भ 
होता हे,--मातृका कमल का बीजकोष, -- रुहु: दाना, 
अनाज,-बापः 1. बीज बोने वाला 2. बीज का बोना, 
वाहन: शिव का विशेषण,--सूः पृथ्वी,--सेक्तु 
(पुं) प्रद्नष्टा, प्रजापति । 

बीजकः [ बीज--कन्‌ ] 1. सामान्य नींबू 2. नींबू या 
चकोतरा 3. जन्म के समय बच्चे की भुजाओं की 
स्थिति,--कम्‌ बीज । 


बीजल (वि०)[बीज+- लच्‌] बीजों से युत, बीजों वाला । 

बोजिक (वि०) [ बीज--ठन्‌ ] बीजों से भरा हुआ, 
जिसमें बहुत बीज हों । 

बीजिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [बीज--इनि] बीजों से 
युक्‍त, बीज रखने वाला - (पुं०) 1. वास्तविक पिता 
या प्रजनक (बीज का बोने वाला) (विप० क्षेत्रिन्‌ 
-खेत या स्त्री का पति या स्वामी) दे० +मनु० ९। 
५१ तथा आगे 2. पिता 3. सूर्य । 

बीज्य (वि०) [ बीज--यत्‌ ] 1. बीज से उत्पन्न 2. सम्मा- 
नित कुल का, सत्कुलोद्धव । 

बीभत्स (वि०) [ बघ्‌--सन्‌-घज्ण्‌ ] 1. घृणोत्पादक, 
घिनौना, दुर्गंधयुक्त, भीषण, जुगुप्साजनक---हन्त बीभ- 
त्समेवाग्रे वर्तते - मा० ५, “अहो ! यह निश्चित रूप 
से घिनौना दृश्य हे' 2. ईर्ष्यालु, प्रद्वेषी, विद्वेषपूर्ण 
3. बर्बर, क्र, खूंख्वार 4' मन से विरक्‍त,--त्सः 
1. जुगुप्सा, घिनौनापन, गर्हणा 2. बीभत्सरस, काव्य 
के आठ या नौ रसों में से एक--जुगुप्सास्थायिभावस्तु 
बीभत्स: कथ्यते रसः--सा० द० २३६ (उदा० मा० 
५1१६) 3. अर्जुन का नामान्तर । 

बीभत्सुः [ बध्‌--सन्‌-|-उ ] अर्जुन का विशेषण । महा ० 
इस प्रकार व्याख्या करता हु--न कुर्यात्कमं बीभत्सं 
युध्यमानः कथंचन, तेन देवमनुष्यषु बीभत्सुरिति 
विश्रुतः । 

बुक्‌ (अव्य०) [ बुक्क्‌-†- क्विप्‌ पृषो० उपघालोपः ] अनु- 
करणमूलक शब्द । सम० - कारः सिंह की दहाड़ । 

बुक्क (म्वा० पर०, चुरा० उभ० बुक्कति, बुक्कयति-ते) 
1. भौंकना--हि० ३।५२ 2. बोलना, बाते करना । 

बुककः,-क्कम्‌ [ बुबक्‌ +अच्‌ ] 1. हृदय 2. दिल, छाती 
-“बुक्काधातैयुवतिनिकटे प्रौढवाक्येन राधा - उद्भट 
3. रुघिर, . क्कः 1. बकरा 2. समय । 

बुक्कन्‌ (पुं०) [बुक्क्‌ | शत्‌ ] हृदय, दिल । 

बुक्कनम्‌ [ वृक्क्‌+- ल्युट्‌ ] भौकना, भौं भौं करना । 

बुक्कसः [ ==पुक्कस, पृषो० साधुः ] चंडाल । 

बुक्का,-ककी [ बुक्क-+-टापू, डीष्‌ वा ] हृदय, दिल । 


बुद्‌ (म्वा० उभ०--बोदति-ते) 1. प्रत्यक्ष करना, देखना, 


समझना, पहचानना 2. समझ लेना, जान लेना । 


बुद्ध (भू? क० ०) [ बुघ्‌+-वत ] 1. ज्ञात, समझा हुआ, 


प्रत्यक्ष किया हुआ 2. जगाया हुआ, जागरूक 3. देखा 
हुआ 4. प्रकाशमान । 


बुद्धिमान्‌ (दे० बुध) _ द्धः 1. बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, 


ऋषि 2. (बौद्धो के साथ) बुद्धिमान्‌ या ज्ञानज्योति 
से प्रकाशमान पुरुष जो सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञानद्वारा 
जन्म-मरण से छुटकारा पा चुका है तथा जो स्वय 
मुक्त होने से पूर्व संसार की मोक्ष या निर्वाण प्राप्त 
करने की रीति बतलाता हे 3. शाक्यसिह का नाम 
बुद्ध जो बौद्धधर्म का प्रसिद्ध प्रवर्तक था (उसने 
कपिलवस्तु में जन्म लिया और ईसा से ५४३ वर्ष 
पूवं निर्वाण प्राप्त किया, कई बार उसे विष्णु का 
नवाँ अवतार माना जाता हैँ, जयदेव कहता है :-- 
निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहृदय दशित- 
पशुघातं केशव धृतबुद्धशरीर ! जय जगदीश हरे 
-गीत० १) सम ०--आगमः बौद्धधर्म के सिद्धान्त और 
मन्तव्य, - उपासकः बुद्ध की पूजा करने वाला,--गया 
एक पुष्यतीर्थस्थान का नाम, - मार्गः, बुद्ध के सिद्धांत 
और मत, बुद्धवाद । 


बुद्धिः (स्त्री) [ बुध्‌+ क्तिन्‌ ] 1. प्रत्यक्ष ज्ञान, संबोध 


2. मति, समझ, प्रज्ञा, प्रतिभा - तीक्ष्णा नारुन्तुदा 
बुद्धिः - शि० २1१०९, शास्त्रेष्वकुष्ठिता बुद्धिः--रघु ० 
१।१९ 3. ज्ञान--बुद्धियंस्य बलं तस्य - हि० २१२२ 
ज्ञान ही शक्ति है' 4. विवेक, विवेचन, सूक्ष्म विचा- 
रणा 5. मन - मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः--मालवि० 
१२, इसी प्रकार कृपण? पाप? आदि 6. औसान 
रहना, प्रत्युत्पन्नमतित्व 7. धारणा, सम्मति, विश्वास, 
विचार, भावना, भाव -- दूरात्तमवलोक्य व्याध्रबुद्धघा 
पलायन्ते--हि०-३, अनयाः बुद्धघा मुद्रा० १, 'इस 
विश्वास से'-अनुक्रोशबुद्धया मेघ० ११५ 8. आशय, 
प्रयोजन, प्रायोजना (बुद्धा) 'इरादतन' प्रयोजन से' 
'जानबूझ कर 9. सचेत होना, मूर्छा से जागना--- मा० 
४ 10. (सां० द० में) सांख्यशास्त्र में वणित पच्चीस 
तत्तवं में से दुसरा । सम०-- अतीत (वि०) बुद्धि की 
पहुँच से परे, अवज्ञानम्‌ किसी की समझ का तिर- 
स्कार करना या निकृष्ट मत रखना-अप्राप्तकालं वचनं 
बृहस्ततिरपि ब्रुवन्‌, प्राप्नोति बुद्धथवज्ञानमपमानं च 
पुष्कलम्‌ -- पंच० १।६३,--इन्ब्रियम्‌ प्रत्यक्षीकरण की 
इन्द्रिय,(विय०कर्मेन्द्रिय)(यह पांच है-कान, त्वचा, आँख 
जिह्वा और नाक- श्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका 
चेव पंचमी, इनमें कभी कभी 'मनस्‌* जोड़ा जाता हे) 
"म्गम्य-ग्राह्यम (वि०) पहुंच के भीतर, उपलब्ध 
करने योग्य, प्रतिभा, -जीवन्‌ (वि०) 'तर्क’ का 


( ७१९ 


व्यवहार करने वाला, तकंयूक्त बात करने वाला 
-पूवेस,-यूवंकम्‌पुरःसरस्‌ (अव्य०) इरादतन, जानबूझ 
कर स्वेच्छा से,--अमः मन का उचाट, मन की विपथ- 
गामिता,--योगः ब्रह्म से बौद्धिक सायुज्य,---लक्षणम्‌ 
बुद्धिमत्ता या प्रतिभा का चिहक्ृ-्रारब्धस्थान्तगंसनम्‌ 
ह्रितीयं बृद्धिलक्षणम्‌,--वैभवम्‌ प्रतिभा की शक्ति, 
शस्त्र (वि०) समझ या बुद्धि से युक्‍त,--शालिन्‌- 
संपन्न (वि०) बुद्धिमान्‌ समझदार,--सखः,-सहायः 
प्रामर्शदाता,--हीन (वि०) प्रतिभाशून्य, मूर्ख, 
बेवकूफ । 


बुद्धिमत्‌ | बुद्धि--मतुप्‌ | 1. समझ से युक्त, प्रज्ञावान्‌, 


विवेकपूर्ण 2. समझदार, विद्वान्‌ 3. तेज, चतुर, 
तीक्ष्ण । 


बुद्बुदः (पु०) बुलबुला,--सततं जातविनष्टाः पयसामिव 


बुद्बुदाः पयसि--पंच०५।७ । 

बुध्‌ (स्वा० उभ०, दिवा० आ०-बोधति-ते, बुध्यते, बुद्ध) 
1. जानना, समझना, संबोध होना-क्रमादम्‌ नारद इत्य 
बोधि सः-शि० १1३, ९।२४, नाबुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय 
जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌--रघु० १४४८, यदि 
बुध्यते हरिशिशुः स्तनन्धयः-भामि० १।५३ 2. प्रत्यक्ष 
करना, देखना, पहचानना, ध्यान से देखना--हिरण्मयं 
हंसमवोधि नैषध:--नै० १।११७, अपि रूङ्कितमध्वानं 
बुबुधे न बुघोपमः-रघु० १।४७, १२।३९ 3. सोचना, 
विचार करना, समझना, मानना आदि 4. घ्यान देना, 
चित्त लगाना 5. सोचना, विमर्श करना 6. जागना, 
सचेत होना, सोकर उठना--दददपि गिरमन्तर्बुध्यते 
नो मनुष्यः---शि० ११।४, ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुघे 
चादिपुरुषः--रघु० १०।६ 7. फिर से सचेत होना, 
होश में आना--शनैरबोधि सुग्रीवः सोऽल्‌ञ्चीत्कर्णं 
नासिकम्‌--भट्टि० १५।५७, प्रेर०-बोधयति-तै 1. जत- 
लाना, ज्ञात करना, सूचित करना, परिचित करना 
2. अध्यापन करना, समाचार देना, (शिक्षा आदि) 
प्रदान करना 3. परामर्श देना, चेताना--बोघयन्तं 
हिताहितम्‌, भट्टि९८।८२, भग० १०।९ 4. पुनर्जीवित 
करना, फिर जान डालना, होश दिलाना, सचेत करना 
5. फिर ध्यान दिलाना, याद दिलान!ः--श० ४1१ 
6. जगाचा, उठाना, उत्तेजित करना (आलं०)-अकाले 
बोधितो श्रात्रा---रघु० १२।८१, ५।७५ 7. (गंघ- 
द्रव्य को) फिर से सुवासित करना 8. फँलाना, 
खिलाना-मघुरया मधुबोधितमाधवी--शि० ६।२० 
9. द्योतित करना, संवहन करना, संकेत करना 
--इच्छा० बुबु (बो) धिषति-ते, बुभुत्सते-। जानने 
की इच्छा करना आदि, अनु - 1. जानना, समझना 
2. सीखना, जानकार होना, सचेत होना, प्रेर०-- 
1. परामर्श देना, चेताना--रधु० ८।७५ 2. ध्यान 


बुध 


) 


दिलाना--आयं सम्यगनुबोधितोऽस्मि--श० १, अव-, 
जानना, ज्ञात करना, समझना--मनु० ८।५३, भट्टि० 
१५।१०१, प्रेर०--1. ज्ञात कराना, सूचित करना, 
परिचय देना --ब्रह्मचोदनानुपुरुषमवबोधयत्येव केवलम्‌ 
ऊझशारी० 2. उठाना, जगाना -रघु० १२।२३, 
उद्‌-, 1. जमाना, उठाना 2. फैलाना, खिलाना-प्रेर० 
जागरूक करना, उत्तेजित करना, प्रबुद्ध करना, जगाना, 
नि~, 1. जानना, समझना, ज्ञात करना--निबोष साधो 
तव चेत्कुतूहलम्‌--कु० ५।५२, ३।१४, मनु ० ` १।६८, 
याज्ञ १।२ 2. मानना, विचार करना, समझना, प्र-, 
जायना, उठना, आंख खोलना--श० ५।११, शि० 
९।३० 2. खिलाना, फैलाना, खिलना - साभ्रेऽह्लीव 
स्थलकमलिनी न प्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ मेघ० ९०,-प्रेर० 
1. सूचित करना, जतलाना-रघु० ३।६८ 2. जगाना, 
उठाना. -रघु० ५।६५ ६।५६ 3. फलाना, खिलाना 
-कु० १।१५, प्रति जगाना, उठना--ननु० १।७४, 
याज्ञ १।३३०, प्रेर० 1. सूचित करना जतलामा, 
परिचित करना, समाचार देना --रघु० १।७४, शि० 
६८, 2. जगाना, उठाना,--वि-,जागना, उठना-कु० 
५1५७ । प्रेर० 1. जगाना, उठाना 2. फिर से सचेत 
करना--अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधूवि- 
बोधिता--कु० ४।१, सम्‌,-जानना, समझना, ज्ञात 
करना, जानकार होना -भट्टरि०१९।३०, प्रेर०-- 
1. सूचित करना, परिचित कराना, सूचना देना--तवा- 
गतिज्ञं समबोधयन्माम्‌ --रघु० १३।२५ 2. संबोधित 
करना । 

(वि०) [ बुघ्‌+-क ] बुद्धिमान्‌, चतुर, विद्वान्‌,-घः 
1. बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष- निपीय यस्य क्षिति- 
रक्षिणः कथां तथाद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि--नैं० 
११ 2. देव,-ने० १।१ 3. बुध ग्रह - रक्षत्येनं तु 
बुषयोगः-मुद्रा० १।६, (यहां 'बुध' का अर्थ “बुद्धिमान्‌ 
भी है) रघु० १४७, १३७६ । सम०--जनः 
बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष,- तातः चन्द्रमा,-- दिनम्‌, 
~- वारः - वासरः बुधवार,-रत्नम्‌ मरकतमणि, पन्ना, 
--सुतः पुरूरवा का विशेषण । 


बुघानः [ बुघ्‌ 1आनच्‌, कित्‌ च ] 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष, ऋषि 


2. घर्मोपदेष्टा, अध्यात्मपथदशंक । 


बुधित ( वि० ) [ वुध्‌--वेत ] जाना हुआ, समझा 


हुआ । 


बुधिल (वि०) [ बुध्‌+-किलच्‌ ] विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ । 
बुध्नः [ बन्ध्‌ +-नक्‌, बुधादेशः ] 1. बर्तन कोः तली 2. पेड 


की जड़ 3. निम्ततम भाग 4. शिव का विशेषण 
(अन्तिम अर्थ में 'वुध्न्य भी) । 


बुन्द्‌, बुन्ध्‌ (म्वा० उभ ० वुन्दति-ते, वुन्धति--ते) 1. प्रत्यक्ष 


करना, देखना, भांपना 2. विमशं करना, समझना । 


( ७२० ) 


बुभुक्षा [ भुजू--सन्‌--अ-+-टाप ] 1. खाने की इच्छा 
भूख 2. किसी भी पदार्थ के उपभोग की इच्छा! 
बुभुक्षित (वि०) | बुभुक्षा +-इतच्‌ ] भूखा, भुखमरा क्ष 
पीडित--बुभुक्षित: कि न करोति पापम--पंच ० 

१५, या बुभुक्षितः कि द्विकरेण भरते 
बुभुक्षु (वि) | भूज+सन्‌+-उ ` 
उपभोगो का इच्छुक {विपः 

$ भू +सन्‌ {- अ+ ढा 
) [ भूननसन्‌ -- 2 


९ 


"उठ | 


भूखा, सांसारिक 


होन की 
की ॥ 
बुल (चुरा टभ० बॉलयति-ते) । 
बोलग्रलि प्लव परयसि 2 
सत्रात! ॥ बरम 
त्र पर० बुष्यति) 


! वृस सक पक्ष 


ना गोला ऊगाना 
010 | 

5. भय. डर । 

इना उगलना उडलना ! 


वरो पत्वम्‌ ] 1. ब्र, ` 


“इस. किल्‌ 


| 


कडा. गंदगी 3. माय का सूखा गोबर 4. धेन 
दौलत ! 
बुस्तु (चुरा: उभ० बुस्तपति--ते) 1. सम्मान करमा ¦ 
आदर करना 2 अनाइर करना, तिरस्कारपूवक । 


अर्थात्‌ घृणायक्त व्यवहार करना : 
बुस्तम्‌ | वुस्त्‌ + घा | भुने हुए माँस का ट कडा । 
ब्‌क्कम्‌ 9 
बृशी, वृषी (सी) [ ब्रृवन्तोऽस्यां ` सीदन्ति 
डीप पृषो+ साधुः] किसी संन्यासी 
महात्माः की गद्दी 
(म्व ऽ सुडाऽ पर० बुंहति, बृंहित) 1. बढ़ना, उगता 
-ृहितभन्यवेग - -भट्टि २४९ 2. दहाइना ¦ प्रेर० 
लन-पोषण करना ¦ 
बृंहणम्‌ | बह +ल्यूट्‌ | (हाथी के) चिघाडने का शब्द 
--शि० १८।३। 
बुहित (भू? क» ०) | वृद्ट वत ] 1. उगा हुआ, बढ़ा 
हुआ--भामि० २1५०१ 2. चिघाडा हुआ, - तम्‌ हाथी 
की चिघाइ---शि० १९1१५. कि० ६1३९ | 
बह (खा० तुदा० पर० वहति, बृहति) 1. उगना, 


बृह 


बढ़ना, फेळना 2 प उद्‌ , 1. उठाना, ऊपर 
को करना मन्‌० १।१४ भटि० १४॥९, नि , नष्ट 
करना, हटाना गि? १२९ 


बृहत्‌ (वि०) (स्ती०---ती) [ वृह --अति | 1. विस्तृत 
विशाळ; वडा. स्थूल मा० ९;५ 2. चौडा, प्रशस्त 
विस्तृत दूर तक फेळा हुआ दिलीपसूनो: स ब्‌! 


बन 


नान्तरम्‌ रघु० ३:५४ 3. विस्तृत, यथेष्ट, प्रचर 
4. मजवुत, शविदेशालों 5. लम्बा, ऊँचा -देवदारु- 
६1५१ ४. पूर्णेविकसित 7 सटा हुआ 

वाणो--जि० २।६८,--नपुं० 1. वेद 


का मत्र (साम) --भग० १०1३५ 3. ब्रह्म । 


सम०--अद्धू,--काय (वि०) स्थूलकाय, विशालकाय 
(गः) बड़े डीलडोल का हाथी,--आरण्यम्‌,-आरण्य- 
कम्‌ एक प्रसिठ उपनिषद्‌, शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम 
छः अध्याय, एला बड़ी इलायची,-कुक्षि (वि०) 
तुंदिल, बड़े पेट वाला, --केतुः अग्नि का विशेषण, 


ऊयगृह. एक देश का नाम,-- मोलम्‌ तरबूज,--चित्त 
नींबू का पेइ,--जघन (वि. ) प्रशस्तकूल्हों वाला, 
“जीव॑न्तिका, - -जीवन्ती एक प्रकार का पौधा,-ढक्‍्का 


बड़ा ढाल 


नटः. नलः --ला, राजा विराट के 
त्म और संगीत शिक्षक के रूप में रहते 
टु ग नाम. - नेत्र (वि०) दूरदर्शी, मनीषी 
पाटछि धनुरा पालः वड था गलर का वक्ष, 
भट्टारिका भा का विशेषण, --भानुः अगिनि,--रथ; 
1 इन्द्र को उवशपण 2. एक राजा का नाम, जरासंघ 
का किला - राविन्‌ (पू?) एक प्रकार का छोटा उल्ल 


ब 
देखार मेन 
ठ 


स्फिच {वि०) प्रशस्त कूल्हो वाला. बड़े नितंबों 
बाला । 


1 याच पतिः~पारस्करादि०] 1. देवो के गुरु 

रत्नी 'तारा' के चन्द्र द्वारा अपहरण के लिए 

३० तारः था हीम के नीचे) 2. बृहस्पति ग्रह-- बह: 

स्पसियोगदृश्य -रघु० १२॥७६ 3. एक स्मृतिकार का 
नाम आज्ञ» १1४1 सम०--षुरोहितः इन्द्र का 
विशेषण, --बारः, - ` वासरः गुरुवार । 

बेडा !वेड-{- टाप्‌] नाव, किश्ती । 

बेह. (म्बा० आ० वेहते) उद्योग करना, चेष्टा करना, 
प्रयत्न करना । 


| बैजिकः (वि०) (स्त्री०-की) [वीज 1-ठक्‌] 1. वीयंसंबंधी 


2. मौलिक 3. गर्भविषयक 4. मेंथुनसंब्रंधी,---कः 
अंखुवा, नया अंकुर, --कम्‌ कारण, खोत, मूल । 
बेडाल (वि०) (स्त्री०-लो) [बिडाल-+-अण्‌| 1. बिलाव 
से संबंध रखने वाळा 2. बिलाव की विशिष्टता को 
रखने वाला । सम०- ब्रतम्‌ 'बिलाव जैसा ब्रत’ 
अर्थात्‌ बिलाव की भांति अपना द्वेष तथा दुर्भावनाओं 
को पवित्रता और सरलता की आइ में छिपाये रखना । 
--ब्वतिः जो स्त्री सहवास न मिलने के कारण ही 
साघु जीवन बिताब {इस लिए नहीं कि उसने अपनी 
इन्द्रियों को वश् में कर लिया है) --ब्रतिक:--ब्रतिन्‌ 
(पुं०) धर्म का आडबर करने वाला, पाखंडी, ढोंगी । 

बदल [विदल -:-अण्‌ बवयोरभेदः] दे० 'वेदल' । 

बेस्बिकः [बिम्ब {-ठञ्ग्‌] जो महिलाविषयक कार्यो में मनो- 
योगपूर्वक लगनेवाला हो, प्रेमनिपुण, प्रेमी --दाक्षिभ्यं 
नाम विम्त्रोष्ठि बेम्बिकानां कुलब्रतम्‌-मालवि० ४।१४। 

बैल्व (वि०) (स्त्री०-ल्वी) [बिल्व-|-अणू], 1। बेल के वृक्ष 


( ७२१ ) 


या लकड़ी मे सबद्ध या निमित 2. बेल के पेड़ों से 
ढका हुआ.- ल्बम्‌ बेल के पेड़ का फल । 
बोध: [बंप घडा । 1. प्रत्यक्ष ज्ञान, जानकारी, समझ, 
आलोचना, विचार-बालानां सुखबोघाय--तकं० 
2. विचार, चिन्तन 3. समझ, प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता 
4. जागना, जागरूक होना, जागति की स्थिति, चेत- 
नताः 5. खिलना, फूलना, फैलना 6. शिक्षण, परामर्श 
चेतावनी 7. जयाना उठाना 8. उपाधि, पद । 
“अतीत (व्रि०) अज्ञेय, ज्ञान के परे,-- कर (वि०) 
सिखाने वाला, सूचित करने वाला, (रः) 1. चारण 
या भाट (जो उपयुक्त भजन गाकर प्रात:काल अपने 
स्वामी को जगाता हूँ) 2. शिक्षक, अध्यापक, पूर्व 
विश) सप्रयोजन, सचेत तु० “अबोधपूर्व, 
कातिक शुक्ला एकादशी, जब विष्णु भगवान्‌ अपनी 
चार मास को निद्रा को त्याग कर जागे हुए समझे 
जाते हैं-- दे० मेघ» ११०, और 'प्रबोधिनी' । 


बोधक (वि०) (स्त्रीञ -धिका) [बृघ्‌+णिन्न+प्णुल) | 


१. सूचना देने वाला, (स्थिति से) अवगत कराने 
बाला 2. शिक्षण देने वाला, अध्यापन करने वाला 
¦ अभिसूचक्र 4 जगाने वाला, उठाने वाला, 
नै जासूस । 
दोधन: ( वृध्‌ + शिच्‌ -ल्युट | बुघग्रह,---नम्‌ संसूचन 
अध्यापन, शिक्षण, ज्ञान देना -भयरुपोश्च तर्दिङ्गित- 
बोधनम्‌ - रघु० ९।४९ 3. ज्ञापन करना, निदेश 
करना 3. जगाना, उठाना --समयेन तेन चिरसुप्तमनो- 
भवबोधनं सममबोधिषत -शि० ९।२४ 4. धूप देना 
तो 1. कातिकशुक्ला एकादशी जब भगवान्‌ विष्णु 
अपनी चार मास की नींद त्याग कर उठते हैं, देव 
उठनी एकादशी 2. बड़ी पीपल । 
बोघानः [बुध्‌ |-आनच्‌ ] 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष 2. बृहस्पति 
का विशेषण | 
बोधिः [वृध्‌ +-इन्‌] 1. पूर्णं मति यां ज्ञान का प्रकाश 
2. बुद्ध की ज्ञान से प्रकाशित प्रतिभा 3. पावन वट- 
वृक्ष 4. मुर्गा 5. बुद्ध का विशेषण । सम० तरुः 
द्रुमः वक्ष: पावन वटवृक्ष, ` बः (जेनियों का) 
१. सत्त्वः बौद्ध संन्यासी या महात्मा जो पूर्ण 
की उपलब्धि के मार्ग पर अग्रसर है तथा जिसके 
कुछ ही जन्म अवरिष्ट हैं जिनको पार करके 
ह पूगवुड़ को स्थिति को प्राप्त कर लेगा और 
जन्ममरण के दुख से छुटकारा पा जायगा (यह 
पति पावन तथा सत्कृत्यो की दौधंश्णंखला को पार 
करके प्राप्त की जाती है) --एवंविघे रतिविलसितँरति- 
होधिसन्वे - मा० १०।२१। 
बोधित (भूर क० कृ०) [बुध्‌ +णिच्‌+-क्त] 1. जताया 
गया, सूचित किया गया, अवगत कराया गया 2. फिर 


९१ 


सम० | 


वासरः ; 


ध्यान दिलाया गया 3. परामर्श दिया गया, शिक्षण 


प्रदान किया गया । 

बोद्ध (वि०) ल [ बुद्धि: अण्‌ | 1. बुद्धि या 
समझ से संबंघ वाळा 2. बुद्ध विषयक, डे 
बुद्ध द्वारा प्रचारित घर्म का अनुयायी । 

बोघः [ बूघ}-अण्‌ ] बुध का पुत्र, पुरूरवा का विशेषण । 


! बोषायनः [ बोघस्यापत्यं पुमान्‌--बोध-- फक्‌ } एक 


प्राचीन मुनि का पितृपरक नाम जिसने श्रौतादि सूत्रों 
की रचना की । 

ब्रघ्नः [ बन्ध्‌ -नक्‌, ब्रधादेश: | 1 सूयं 2. वृक्ष की जड 
3. दिन 4. मदार का पौधा 5. सीसा (पु०?) 6 
घोड़ा 7. शिव या ब्रह्मा का विशषण । 

ब्रह्मम्‌ [ बह - मनिन्‌ नकारस्याकारे ऋतो रत्वम्‌--ये 
य नान्ताः ते अकारान्ता अपि इत्युक्तेः अकाराम्तोऽयं 
शब्द: | परमात्मा । 

ब्रह्मण्य (वि०) [ब्रह्मन्‌ +यत्‌ ] 1. ब्रह्म से संबद्ध 
2. ब्रह्मा या प्रजापति से संबद्ध 3. पुनीत ज्ञान के ग्रहण 
से संबद्ध, पवित्र, पावन 4. ब्राह्माण के योग्य 5. ब्राह्मण 
के लिए सोहार्दपूर्णं या आतिथ्यकारी,- ण्यः 1. वेदों 
में निष्णात व्यक्ति-- महावीर» ३।२६ 2. शहतूत 
का वृक्ष 3. ताड़ का पेड़ 4. मूंज नामक घास 
5. शनिग्रह 6. विष्णु का विशेषण 7. कातिकेय का 
विशेषण, - ब्या दुर्गा का विशेषण । सम०- - देवः विष्णु 
का विशेषण । 

ब्रह्माष्वत्‌ (पु०) [ ब्रह्मन्‌-+ मतुप्‌, वत्वम्‌ | अग्नि का 
विशेषण । 

ब्रह्मता, - त्वम्‌ | ब्रह्मन्‌ ञ-तल्‌-+-टाप्‌, त्व वा ] 1. पर- 
मात्मा में लीन होना 2. दिव्य प्रकृति । 

ब्रह्मन्‌ (नपुं) [ बृह + मनिन्‌, नकारस्याकारे ऋतो 
रत्वम्‌ ] 1. परमात्मा जो निराकार और निर्गुण 
समझा जाता है (वेदान्तियों के मतानुसार ब्रह्म ही 
इस दृश्यमान संसार का निमित्त और उपादान कारण 
हे; यही सर्वव्यापक आत्मा और विश्व की जीव 
शक्ति हँ, यही वह मूलतत्त्व हे जिससे संसार की सब 
बस्तुएँ पेदा होती हे तथा जिसमें फिर वह लीन हो 
जाती हँ---अस्ति तावन्निष्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सववज्ञ 
सर्बशक्तिसमन्वितं ब्रह्म-शारी ०) समीभूता दृष्टिस्त्रि- 
भुवनमपि ब्रह्म भनुते--भतुँ० ३८४, कु० ३1१५ 
2. स्तुतिपरक सूक्त 3. पुनीत पाठ 4. वेद--कु ० ६1१६, 
उत्तर० १1१५ 5. ईश्वरपरक पावन अक्षर ,३& 
--एकाक्षरं परं ब्रह्म--मनु० २।८३ 6. पुरोहितवर्ग 
या ब्राह्मण समुदाय--मनु० ९३२० 7. ब्राह्मण की 
शक्ति या ऊर्जा- -- रघु० ८४ 8. धामिक साधना या 
तपस्या 9. ब्रह्मचर्य, सतीत्व--शाइवले ब्रह्मणि बतंते 
+-श० १ 10. मोक्ष या निर्वाण 11. ब्रह्मान, 


( ७२२ ) 


अध्यात्मविद्या 12. वेदों का ब्राह्मणभाग 13. धनदौलत, 
संपत्ति,-- (१०) परमात्मा, ब्रह्मा, पावन त्रिदेवों 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में प्रथम जिनको संसार की 
रचना का कार्य सौंपा गया है (संसार की रचना का 
वर्णन बहुत सी बातों में भिन्न २ है, मनुस्मृति के 
अनुसार यह विश्व अंधकारावृत था, स्वयंभू भगवान्‌ 
ने अंधकार को हटा कर स्वयं को प्रकट किया । सबसे 
पहले उसने जल पैदा किया तथा उसमें बीजवपन 
किया | यह बीज स्वणिम अंडे के रूप में हो गया, 
जिससे ब्रह्मा (संसार का सरष्टा ) के रूप में वह स्वयं 
उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा ने इस अंडे के दो खण्ड 
किये--जिससे उसने द्युलोक और अंतरिक्ष को जन्म 
दिया, उसके पश्चात्‌ उसने दस प्रजापतियों (मानस 
पुत्रों) को जन्म दिया जिन्होंने सृष्टि के कायं को पूरा 
किग्रा । दूसरे वर्णत (रामायण) के अनुसार आकाश 
से ब्रह्म का आगमन हुआ । उससे फिर मरीचि का 
जन्म हुआ, मरीचि से कश्यप और कश्यप से फिर 
विवस्वान्‌ ने जन्म लिया। विवस्वान्‌ से मनु की 


उत्पत्ति हुई । इस प्रकार मनु ही मानव संसार का 
रचयिता हे । तीसरे वृत्तान्त के अनुसार स्वयंभू ने 
सुनहरे अंडे को दो खण्डों (नर और नारी) में 
विभक्त किया उनसे विराज और मनु का जन्म 
हुआ--तु० कु० २।७, मनु० १।३२ तथा आगे । 
पौराणिक कथा के आधार पर ब्रह्मा का जन्म उस 
कमल से हुआ जो विष्णु की नाभि में उगा था । स्वयं 
अपनी पुत्री सरस्वती से उसने अवेध संबंध द्वारा सृष्टि 
रचना की । ब्रह्म के प्रारम्भ में पाँच सिर थे, परन्तु 
एक सिर शिव ने अपनी अनामिका से काट दिया या 
तृतीय नेत्र की आग से भस्म कर दिया ब्रह्मा की 
सवारी हंस हे । उसके अनंत विशेषण हैं जिनमें से 
अधिकांश उसकी कमल में उत्पत्ति का संकेत करते 
हैं) 2. ब्राह्मण --श० ४४ 3. भक्त 4. सोमयाग में 
नियुक्त चार ऋत्विजों (पुरोहितों) में से एक 
5. धर्मज्ञान का ज्ञाता 6. सूर्य 7. प्रतिभा 8. सात प्रजा 
पतियों (मरीचि, अत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु और वसिष्ठ) का विशेषण 9. बृहस्पति का 
विशेषण 10. शिव का विशेषण । सम०--अक्षरम्‌ 
पावन अक्षर '४,-अड्भूभू: घोड़ा,--अञ्जलिः वेद पाठ 
करते समय हाथ जोड़ कर सादर अभिवादन 
2. आचार्य या गुरु का सम्मान (वेद पाठ के आरम्भ 
तथा समाप्ति पर),--अण्डम्‌ 'ब्रह्मा' का अंडा’, 
बीजभूत अंडा जिससे यह समस्त संसार 
या विश्व का उद्धव हुआ-ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः-दश० १, 
~वुराणम्‌ 1. अठारह पुराणों में से एक पुराण, 
-भभिजाता गोदावरी नदी का एक विशेषण, 


~ अधिगमः, अधिगमनम्‌ वेदों का अध्ययन, 
~ अभ्यासः वेदों का भध्ययन,--अम्भस्‌ (नपुं ०) गोमूत्र, 
~ अयणः,--नः नारायण का विशेषण,--अपणम्‌ 
1. ब्रह्मज्ञान का अर्पण 2. परमात्मा में अनुरक्त 
3. एक प्रकार का जादू या मन्त्र,-अस्त्रम्‌ ब्रह्मा से 
अधिष्ठित एक अस्त्र, आत्मभूः घोड़ा, आनन्दः ब्रह्म 
में लीन होने का आत्यंतिक सुख या आनंद-- ब्रह्मानन्द 
साक्षात्किया--महावीर० ७।३१,- आरम्भः वेदों का 
पाठ आरंभ करना-मनु० २।७१,- आवतं: (हस्तिनापुर 
के पर्चिमोत्तर में) सरस्वती और दृषद्वती नदियों के 
बीच का मार्ग-- सरस्वती दृषद्वत्योदेंवनद्योयंदन्तरं, तं 
देवनिमितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते -- मनु० २1१७, १९, 
मेघ ० ४८,--आसनम्‌ गहन समाधि के लिए विशिष्ट 
आसन, आहुतिः (प्त्री °) प्रार्थनापरक मंत्रों का पाठ, 
स्वस्तिवाचन, दे ब्रह्मयज्ञ,-- उज्झता वेदों को भूल 
जाना या उनकी उपेक्षा करना-मनु० ११1५७, 
(अधीतवेदस्यान म्यासेन विस्मरणम्‌ -कुल्ल्‌०), उद्यम्‌ 
वेद की व्याख्या करना, ब्रह्मज्ञानविषयक समस्याओं 
पर विचार विमर्श,--उपदेश: ब्रह्मज्ञान या वेद का 
शिक्षण, "नेतु (पुं०) ढाक का वृक्ष,-ऋषिः (ब्रह्मि 
या ब्रह्म ऋषि) ब्राह्मण ऋषि,--देशः मंडल, जिला 
(कुरुक्षेत्र मत्स्याइच पंचालाः शूरसेनकाः, एष 
ब्रह्मविदेशो वै ब्रह्मवर्तादनन्तरः--मनु० २।१९) 
~-कन्यका सरस्वती का विशेषण,---करः पुरोहित वर्ग 
को दिया जाने वाला शुल्क, कमन (नपुं०) 
1. ब्राह्मण के धार्मिक कर्तव्य 2. यज्ञ के चार मुख्य 
पुरोहितों में ब्राह्मण का पद, - कल्पः ब्रह्मा की आयु, 
"ण्काण्डम्‌ ब्रह्मज्ञान से संबद्ध वेद का भाग, - काष्ठ; 
शहतूत का पेड़,--कूचम्‌ एक प्रकार की साधना 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः, पंचगव्यं 
विबेत्‌ प्रातब्रेह्मकूर्चेमिति स्मृतम्‌,--कृत्‌ (वि०) 
स्तुति करने वाला (पुं०) विष्णु का विशेषण, -- गुष्तः 
एक ज्योतिविद्‌ का नाम जो सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न 
हुआ था, गोलः विश्व,--गौरवम्‌ ब्रह्मा से अधिष्ठित 
अस्त्र का सम्मान--भट्टिश ९७६, (मा भून्मोघो 
ब्राह्मः पाश इति), ग्रन्थिः शरीर का विशिष्ट जोड़, 
्रह्मगांट, - ग्रहः -पिश्षाचः-- पुरुषः, रक्षस्‌ (नपुं० ), 
- राक्षस: एक प्रकार का भूत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस 
जो जीवन भर घृणित वृत्ति में संलग्न रहता है दूसरों 
की पत्नियों का तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण 
करता हुँ (परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च, 
अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः -- याज्ञ ३।२१२, 
तु० मनु० १२।६० भी), धातकः व्राह्मण की हत्या 
करने वाला,--घातिनी ऋतु के दूसरे दिन को रजस्वला 
स्त्री,--घोषः 1. वेद का सस्वर पाठ 2. पावन शब्द, 


( ७२३ ) 


वेदत्रयी-उत्तर० ६।९ (पाठांतर),- घ्नः ब्राह्मण की 
हत्या करने वाला, -चर्यम्‌ 1. घामिक शिष्यवृत्ति, 
वेदाध्ययन के समय ब्राह्मण बालक का ब्रह्मचयंजीवन, 
जीवन का प्रथम आश्रम--अविप्लुतब्रह्मचयों गृह्‌- 
स्थाश्रममाचरेत्‌ -मनु० ३।२, २।२४९, महावीर० 
१।२४ 2. धार्मिक अध्ययन, आत्मसंयम 3. कौमार्य, 
सतीत्व, विरति, इन्द्रियनिग्रह, (यः) वेदाध्ययनशील, 
-_दे० ब्रह्मचारिन्‌ ( (रया) सतीत्व, कौमार्य, चद्वतम्‌ 
सतीत्व रक्षण की प्रतिज्ञा स्खलनम्‌ सतीत्व या 
ब्रह्मचर्यं से गिर जाना, इन्द्रियनिग्रह का अभाव 
चारिकम्‌ वेदों के विद्यार्थी का जीवन, -- चारिन्‌ 
(पुं०) 1. वेद का विद्यार्थी, जीवन के प्रथम आश्रम में 
वर्तमान ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत घारण करने के पश्चात्‌ 
दीक्षित होकर गुरुकुल में अपने गुरु के साथ रहता है 
तथा वेदाध्ययन के समय ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का 
पालन करता रहता है जब तक कि वह गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट नहीं हो जाता है--मनु० २1४१, १७५, 
६1८७ 2. जो आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा 
करता हे,--चारिणी 1. दुर्गा का विशेषण 2. वह 
स्त्री जो सतीत्व ब्रत का पालन करती है,-जः 
कातिकेय का विशेषण,-जारः ब्राह्मण की पत्नी का प्रेमी, 
-जीविन्‌ (पुं ) जो ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही अपनी आजी- 
विका कमाता हैं,-ज्ञ(वि०) जो ब्रह्म को जानता है (ज्ञः ) 
1. कातिकेय का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण,-ज्ञानम्‌ 
सत्यज्ञान, दिव्यज्ञान, विश्व की ब्रह्म के साथ एकरूपता 
का ज्ञान,--ज्येष्ठः ब्राह्मण का बड़ा भाई,--ज्योतिस्‌ 
(नपुं०) ब्रह्म या परमात्मा की ज्ञानज्योतिः,- तत्त्वम्‌ 
परमात्मा का यथार्थ ज्ञान,--तेजस्‌ (नपुं०) 1. ब्रह्मा 
की कीति 2. ब्रह्म की कान्ति, वह कीति या कान्ति 
जो ब्राह्मण को चारों ओर से घेरे हुए समझी जाती 
है,--दः वेदज्ञान के प्रदाता गुरु,--दण्ड: 1. ब्राह्मण का 
शाप 2. ब्राह्मण को दिया गया उपहार 3. शिव का 
विशेषण,--दानम्‌ 1. वेद पढ़ाना 2. वेद का ज्ञान 
जो उत्तराधिकार में या वंशानुक्रम सॅ प्राप्त होता है, 
दायादः 1. ब्राह्मण, जो वेदों को आनुवंशिक 
उपहार के रूप में प्राप्त करता है 2. ब्राह्मण का पुत्र, 
"ण्दारू शहतूत का पेड़,--दिनम्‌ ब्रह्मा का दिन,-देत्यः 
वह ब्राह्मण जो राक्षस बन जाय-तु०, ब्रह्मग्रह,--द्विष्‌,- 
द्वेषिन्‌ (वि०) 1. ब्राह्मणों से घृणा करने वाला 
2. वेदविहित कृत्यो या भक्ति का विरोधी, अपावन, 
निरीश्वरवादी,-द्वेषः ब्राह्मणों की धृणा,-नदी सरस्वती 
नदी का विशेषण,-नाभः विष्णु का विशेषण,-निर्वाणम्‌ 
परमब्रह्म में लीन होना,--निष्ठ (वि०) परमांत्म- 
चिन्तन में लीन, (ष्ठः) शहतूत का पेड,--पदस्‌ 
4. ब्राह्मण का पद या दर्जा 2. परमात्मा का स्थान, 


-पवित्र: कुश नामक घास,-परिषद्‌ (स्त्री ) ब्राह्मणों 
की सभा,--पावपः दाक का पेड़,--पारायणम्‌ वेदों का 
पूर्ण अध्ययन, सारे वेद--उत्तर० ४॥९, महावीर० 
१] १४,--पाढाः ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित अस्त्र विशष 
-भट्टि> ९॥७५,- पित (पुं०) विष्णु का विशेषण, 
पुत्र: 1. ब्राह्मण का बेटा 2. हिमालय की पूर्वी सीमा 
से निकलने वाला तथा गंगा के साथ मिल कर बंगाल 
की खाड़ी में गिरने वाला 'ब्रह्मपुत्र' नाम का दरिया, (त्री) 
सरस्वती नदी का विशेषण,--पुरम्‌,-पुरी 1. (स्वग में) 
ब्रह्मा का नगर 2. वाराणसी,--पुराणम्‌ अठारह 
पुराणों में से एक का नाम, -- प्रलयः ब्रह्मा के सौ वर्ष 
बीतने पर सृष्टि का विनाश जिसमें स्वयं परमात्मा 
भी विलीन माना जाता है,-प्राप्तिः (स्त्री०) 
परमात्मा में लीन होना,--बन्धुः ब्राह्मण के लिए 
तिरस्कार-सूचक शब्द, अयोग्य आह्यण--मा० ४, 
विक्रम० २ 2. जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, नाम 
मात्र का ब्राह्मण,--बोजभ्‌ ईश्वरवाचक अक्षर ३%, 
-ब्रुवाण: जो ब्राह्मण होने का बहाना करता है,-भवनम्‌ 
ब्राह्मण का आवास,---भागः शहतूत का वृक्ष,--भावः 
परमात्मा में लीन होना,-- भुवनम्‌ ब्रह्मा की सृष्टि 
“भेग० ८॥१६,--भूत (वि०) जो ब्रह्मा के साथ 
एक रूप हो गया हँ, परमात्मा में लीन,--भूतिः 
(स्त्री०) संघ्या,-- भूयम्‌ 1. ब्रह्म के साथ एकरूपता 
2. ब्रह्म में लीनता, मोक्ष, निर्वाण--स ब्रह्मभूयं 
गतिमाजगाम - रघु० १८।२८, ब्रह्मभूयाय कल्पते 
“भग? १४1२६, मनु० १।९८ 2. ब्राह्मत्व, ब्राह्मण 
का पद या स्थिति,--भूयस्‌ (नपुं०) ब्रह्म में लय, 
-_मंगलदेवता लक्ष्मी का विशेषण - मीमांसा, वेदान्त“ 
दर्शन जिसमें ब्रह्म या परमात्माविषयक चर्चा है, 

(वि०) ब्रह्म का रूप रखने वाला,-- मूर्धभृत्‌ शिव 
का विशेषण,--मेखलः मंज घास का पौधा,--यज्ञः 
(गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय) दैनिक पंचयज्ञो में से एक, 
वद का अध्यापन तथा सस्वर पाठ--अध्यापन ब्रह्म 
यज्ञ -मनु० ३॥७० (अध्यापनशब्देन अध्ययनमपि 
गृह्यते--कुल्लू०),--योगः ब्रह्मज्ञान का अनुशीलन या 
अभिग्रहण,--योनि (वि०) ब्रह्म से उत्पन्त,--रत्नम्‌ 
ब्राह्मण को दिया गया मूल्यवान्‌ उपह।र,-रन्ध्रम्‌ 
मूर्धा में एक प्रकार का विवर जहाँ से जीव इस शरीर 
को छोड़ कर निकल जाता है,-- राक्षसः दे० ब्रह्मग्रह, 
रातः शुकदेव का विशेषण,-- राशिः 1. ब्रह्मज्ञान 
का मंडल या समस्त राशि, संपूर्ण वेद 2. परशुराम 
का विशेषण,--रीतिः (स्त्री० ) एक प्रकार का पीतल 
--रे(ले) खा,-लिखितम्‌,-लेखः विधाता के द्वारा 
मस्तक पर लिखी गई पंक्तियां जिनसे मनुष्य का 
भाग्य प्रकट होता है, मनुष्य का प्रारब्ध, --लोकः ब्रह्मा 


( ७२४ ) 


का लोक, - क्तृ (पुं०) वेदों का व्याख्याता, -- वद्यम्‌ दैनिक पाँच यज्ञों में से एक जिसमें अतिथिसत्कार की 
ब्रह्म का ज्ञान,--वधः, वघध्या,-हत्या ब्राह्मण की क्रियाएँ सम्मिलित हैं मतु० ३॥७४,--हृदयः,--यम्‌ 
हत्या, वचस्‌ (नपुं०),- वर्चसम्‌ 1. दिव्य आभा | एक नक्षत्र का नाम जिसे अंग्रेजी में केपेल्ला कहते हैं! 
या कीति, ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न आत्मशक्ति या | ब्रह्ममय (वि० ) [ब्रह्मन्‌ + यमद्‌] 1. वेद से युक्त या व्युत्पन्न, 


तेज (तस्य हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मवर्चसम्‌ू--रघु० १1६३, | वेद या वेदज्ञान से संबद्ध ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तैजसा 
मनु० २।३७, ४।९४ 2. ब्राह्मण की अन्तहित --कु० ५।३० 2. ब्राह्माण के योग्य, ~ यम्‌ ब्रह्मा से 
पवित्रता या शक्ति, ब्रह्मतेज - श० ६, - वर्चसिन्‌, अधिष्ठित अस्त्र । 

_बचस्विन्‌ (वि०) ब्रह्म तेज से पवित्रीकृत, ¦ ब्रह्मवत्‌ (वि०) [ ब्रह्मञ-मतुप्‌ ] वेदज्ञान रखने वाला ! 
शुद्धात्मा (पुं०) प्रमुख या श्रद्धेय ब्राह्मण,- बतंः दे० | ब्रह्मसात्‌ (अव्य) [ब्रह्मन्‌ +-साति] 1, ब्रह्म या परमात्मा 
्रह्मावतं, _ वर्धनम्‌ तांबा, वादिन्‌ (पुंश) 1. जो की स्थिति 2. ब्राह्मणों की देखरेख में । 

वेदों का अध्यापन करता हे, वेदव्याख्याता - उत्तर० । ब्रह्माणी [ब्रह्मन्‌ अण्‌ +डीप्‌ ] 1. ब्रह्मा की पत्नी 2. दुर्गा 
१, मा० १ 2. वेदान्त दर्शन का अनुयायी,--वासः का विशेषण 3. एक प्रकार का गन्धद्रव्य (रेणुका) 
ब्राह्मण का pa कक ‘a ) परमात्मा 4. एक प्रकार का पीतल । 6 

को जानने वाळा, ब्रह्मज्ञ (पुश) ऋषि, ब्रह्मवेत्ता, | ब्रह्मिन्‌ (वि०) [ ब्रह्मन्‌ +-इनि, टिलोपः ] ब्रह्मा से संबद्ध, 
वेदान्ती, विद्या ब्रह्मज्ञान --वि (बि) डुः वेद का ) र का (a | यत दे 
पाठ करते समय मुंह से निकलने वाला थूक का छींटा, म्रह्पिष्ठ (वि० ) [ ब्रह्मन्‌ इष्ठन्‌, टिलोपः ] वेदों का 
विवर्धनः इन्द्र का विशेषण, - वृक्ष: 1. ढाक का पूर्ण पंडित, अतिशय विद्वान्‌, या पुण्यात्मा -<ब्रह्मिष्ठ- 
Fe गूलर का वृक्ष,- वृत्तिः (स्त्री०) ब्राह्मण की माघाय निजेऽधिकारे ब्रह्मिष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम्‌-रघु० 
आजीविका, - बुन्दम्‌ ब्राह्मणों की समूह,-- बेवः 1. वेदों १८।२८, ष्ठा दुर्गा का विशेषण। | 
का ज्ञान 2. ब्रह्म का ज्ञान 3. अथर्ववेद का नाम, | ब्रह्मी [ ब्रह्मन्‌+-अण्‌+-डीप्‌ ] ब्राह्मी बूटी का पौधा । 
_बेदिन (वि०) वेदवेत्ता, तु» ब्रह्मविद्‌, - बेवतंम्‌ | ब्रह्मेशयः [ ब्रह्मणि तपसि शेते-शी¬-अच्‌, पृषो० साघुः | 


अठारह पुराणों में से एक,--ब्तस्‌ सतीत्व या शुचिता 1. कार्तिकेय का विशेषण 2. विष्णु की उपाधि । 

की प्रतिज्ञा, शिरस्‌-शोर्षन्‌ (नपुं०) एक विशिष्ट | ब्राह्म (वि०) (स्त्री०-ह्यो) [ब्रह्मन्‌ञ-अण्‌, टिलोपः ] 
अस्त्र का नाम, संसद्‌ (स्त्री०) ब्राह्मणों की सभा, ब्रह्मा, विघाता या परमात्मा से संबद्धा-रघु० १३।६०, 
“सती सरस्वती नदी का विशेषण,--सत्रम्‌ 1. वेद मनु० २।४०, भग० २।७२ 2. ब्राह्मणों से संबद्ध 
का पढ़ना-पढ़ाना के ब्रह्मयज्ञ 2. परमात्मा म लय होना, 3 बेदाध्ययन या ब्रह्मज्ञान से संबद्ध 4. वेदविहित, 
--सदस्‌ (नपु०) ब्रह्मा का निवासस्थान,-- सभा वेदिक 5. विशुद्ध, पवित्र, दिव्य 6. ब्रह्मा द्वारा 
ब्रह्मा का दरबार, ब्रह्मा की सभा या भवन,--संभव अधिष्ठित जैसा कि मुहुर्त (दे० ब्राहममुहुते), या 
(वि०) ब्रह्मा से उत्पन्न या प्राप्त, (बः) नारद का अस्त्र,--ह्मः हिन्दूधमंशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार 
नामान्तर, सरथः एक प्रकार का साप, सायुज्यम्‌ के विवाहों में से एक; जिसमें आभूषणों से अलंकृत 
परमात्मा के साथ पूर्ण एकरूपता--तु० ब्रह्मभूय, कन्या, वर से बिना कुछ लिये, उसे दान कर दी जाती 
--साष्टिका ब्रहम के साथ एक रूपता --मनु० ४।२३२, है (यही आठौं भेदों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार है) । 
““सार्वाणः दसवें मनु का नामान्तर,--सुतः 1. नारद --ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलङ्क्ृता--याज्ञ० 
का नामान्तर, मरीचि आदि 2. एक प्रकार का केतु, १।५८, मनु० ३।२१,२७ 2. नारद का नामान्तर, 
--सुः 1. अनिरुद्ध का नामान्तर 2. कामदेव का --हछाम्‌ हथेली का अंगुष्ठमूल के नीचे का भाग 
नामान्तर,--सूत्रम्‌ 1. जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसे 2. वेदाध्ययन । सम०-- अहोरात्रः ब्रह्मा का एक 
ब्राह्मण या द्विजमात्र कंधे के ऊपर से धारणा करते दिन और एक रात,---बेया ब्राह्म विवाह की रीति से 
हुँ 2. बादरायण द्वारा रचित वेदान्तदर्शन के सूत्र, विवाहित की जाने बाली कन्या,--मुहूतेः दिन का 
सूत्रिन्‌ (वि०) जिसका उपनयन संस्कार हो चुका विशिष्ट भाग, दिन का सर्वथा सवेरे का समय 
हो, यज्ञोपवीतधारी,--सुज्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, (रात्रेश्च पश्चिसे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते) - ब्राह्म 
स्तम्ब संसार, विश्व--महावीर० ३।४८,- स्तेयम्‌ मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ 
अबैध उपायों से उपाजित वेदज्ञान,-स्वम्‌ ब्राह्मण --रघु० ५।३६। 

की संपत्ति या धनदौलत,--याज्ञ० ३।२१२, “हारिन्‌ | ब्राह्मण (वि०) (स्त्री०--णी) {ब्रह्म वेदं शुद्ध चैतन्य 
(वि०) ब्राह्मण का घन चुराने वाला,--हन्‌ (वि०) वा बेत्त्यघीते बा--अण्‌ ] 1. ब्राह्मण का 2. ब्राह्मण 


अह्महत्यारा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला,--हुतस्‌ के योग्य 3. ब्राह्मण द्वारा दिया गया,--णः 1. हिंदू 


( ७२५ ) 


घर्म के माने हुए चार वर्णो में सर्वप्रथम वर्ण का, 
(पुरुष- ब्रह्मा- के मुख से उत्पन्न--ब्राह्मणो$स्य 
मुखमासीत्‌ -- ऋक्‌ ० १०।९०।१२, मालवि० १।३१, 
९६) ब्राह्मण--जन्मना जायते शूद्र: संस्कारंद्विज 
उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते, 
या--जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च, 
एभिर्युक्तो हि यस्तिष्ठेन्नित्यं स द्विज उच्यते) 2. पुरो- 
हित, ब्रह्मज्ञानी या धमंशास्त्री 3. अग्नि का विशेषण 
4. वेद का बह भाग जो विविध यज्ञों के विषय में 
मन्त्रों के विनियोग तथा विधियों का प्रतिपादन करता 
हे, साथ ही उनके मूल तथा विवरणात्मक व्याख्या 
को तत्संबंधी निदशेनों के साथ जो उपास्यानों के 
रूप में विद्यमान हे, प्रस्तुत करता है; वेद के मन्त्रभाग 
से यह बिल्कुल पृथक्‌ हे 5. बैदिक रचनाओं का समूह 
जिसमें ब्राह्मण भाग सम्मिलित है (वेद के मंत्रों को 
भाँति अपौरुषेय या श्रुति माना जाता है) प्रत्येक वेद 
का अपना पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्माण है, ये हैं - ऋग्वेद के 
ऐतरेय या आइवलायन, और कौशीतकी या सांख्यायन 
ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पर्चावश, 
षड्विश तथा छ: और हे, अथववेद का गोपथ ब्राह्मण 
है) । सम०--अतिक्रमः ब्राह्मणों के प्रति सदोष या 
तिरस्कार सूचक व्यवहार, ब्राह्मणों का अनादर 
--ब्राह्मणातिक्रमत्यायो भवतामेव भूतये महावीर० 
२।८०,--अषाश्रयः ब्राह्मणों की शरण में जाना, 

-अभ्युपपत्तिः (स्त्री०) ब्राह्मण की रक्षा या पालन- 
पोषण, ब्राह्मण के प्रति प्रदर्शित कृपा - मनु० ९1८७, 


>छ्नः ब्राह्मण की हत्या करने वाला,-जातम्‌,-जातिः | 


(स्त्री०) ब्राह्मण की जाति,--जीविका ब्राह्मण के लिए 
विहित वृत्ति के साधन,-- द्रव्यम्‌,- स्वम्‌ ब्राह्मण की 
संपत्ति, - निन्दकः ब्राह्मणों की निन्दा करने वाला, 
ब्रुवः जो ब्राह्मण होने का बहाना करता हँ, नाम 
मात्र का ब्राह्मण जो ब्राह्मण जाति के विहित कतंव्यों 
का पालन नहीं करता है - बहवो ब्राह्मणब्रुवा निवसन्ति 
दश०, मनु० ७।८५, ८।२०, ` भूयिष्ठ (वि०) जिसमें 
अधिकतर ब्राह्मण ही रहते हों,-बधः ब्राह्मण की 
हत्या, ब्रह्महत्या, - संतर्पणम्‌ ब्राह्मणों को खिलाना 
या तृप्त करना । 


ब्राह्मणकः | ब्राह्मण -+-कन्‌ ] 1. अयोग्य या नीच ब्राह्मण, 


नाम मात्र का ब्राह्मण 2. एक देशका नाम जहाँ 
योद्धा ब्राह्मणों का वास हो । 


ब्राह्मणत्रा (अव्य०) [ ब्राह्मण--त्राच्‌ ] 1. ब्राह्मणों में 


2. ब्राह्मण की पदवी को--जेसा कि ब्राह्मणात्‌ भवति 
घनम्‌ में । 


ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ (पुं०)[ब्राह्मणे विहितानि शास्त्राणि शंसति 


द्वितीयार्थे पंचम्युपसंख्यानम्‌-अूक्‌ स०, शंस्‌+-इनि ] 


एक पुरोहित का नामान्तर, ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ 
का सहायक । 

ब्राह्मणो [ ब्राह्मण+-डीष्‌ | 1. ब्राह्मण जाति की स्त्री 
2. ब्राह्मण की पत्नी 3. प्रतिभा (नीलकंठ के मता- 
नुसार बृद्धि) 4. एक प्रकार की छिपकली 5. एक 
प्रकार की भिरड 6. एक प्रकार का घास। सम? 
गामिन्‌ (पुं०) ब्राह्मण स्त्री का प्रेमी । 

ब्राह्मण्य (वि०) | ब्राह्मण+-ष्यञ्य्‌ वा यत्‌ ] ब्राह्मण के 
योग्य,--ण्यः शनिग्रह का विशेषण, --ष्यम्‌ 1. ब्राह्मण 
की पदवी या दर्जा, पौरोहित्य या याजकीय वृत्ति, 
-सत्यं शपे ब्राह्मण्येत--मुच्छ ० ५, पंच० १।६६, मनु० 
३।१७,७।४२ 2. ब्राह्मणो का समुदाय । 

ब्राह्मो [ब्राह्म ङीप्‌ ] 1. ब्रह्म की मूर्तिमती शक्ति 2. वाणी 
की देवी सरस्वती 3. वाणो 4. कहानी, कथा 
5. धामिक प्रथा या रिवाज 6. रोहिणी नक्षत्र 7. दुर्गा 
का नामान्तर 8. ब्राह्मविवाह की विधि से परिणीता 
स्त्री 9. ब्राह्मण कौ पत्नी 10. एक प्रकार की बूटी 
11. एक प्रकार का पीपल 12. नदी का नामान्तर। 
सम० - कन्दः वाराही कंद,- पुत्र: ब्राह्मी का पुत्र-दे ० 
ऊ०, मनु० ३।२७,३७। 

ब्राहम्य (वि०) (स्त्री०-हम्यी) [ब्रह्मन्‌ +-ष्यञ्ञ्‌} 1. ब्रह्मा 

` अर्थात्‌ विधाता से संबंध रखने वाला 2. परमात्मा से 

संबद्ध 3. ब्राह्मणों से संबद्ध, --हाघम्‌ आइचयं, अचम्भा 
विस्मय । सम०--- भुहुतं ==ब्राह्ममृहुतं,-हुतम्‌ अतिथि- 
सत्कार ` दे० “ब्रह्मयज्ञ । 

ब्रुव (वि०) [ब्रू--क] बनने वाला, बहाना करने वाला, 
अपने आपको उस नाम से पुकारने वाला जो उसका 
बास्तविक नाम न हो, (समास के अन्त में) यथा 
ब्राह्मणब्रुव, क्षत्रियब्रुव में । 

ब्रू (अदा० उभ० ब्रवीति-ब्र्ते या आह) (आर्धधातुक 
लकारों में इस धातु में असाधारणं परिवतंन होता 
है, इसके रूप 'वच्‌' घातु से बनाये जाते हैं) 1. कहना 
बोलना, बात करना (द्विकर्मक घा०) तां ''-ब्रूया 
एवम्‌ -- मेघ० १०४, राम यथास्थितं सर्व भ्राता ब्रूते 
स्म विह्वलः - भट्टि० ६।८, या माणवकं धमं ब्रूते -- 
सिद्धा०, कि त्वां प्रतिब्रूमहे-भामि० १।४६ 2. कहना, 
बोलना, संकेत करना (किसी व्यक्ति या वस्तु की 
ओर) -अहं तु शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि - श० 
२, 3. घोषणा करना, प्रकथन करना, प्रकाशित करना, 
सिद्ध करना-ब्रुवते हि फलेन साधवो म तु कण्ठेन 
निजोपयोगिताम्‌ - नैं० २।४६, रत्न० २।१३ :4. नाम 
लेना, पुकारना, नाम रखना, - छंदसि दक्षा ये कवय- 
स्तन्मणिमच्यं ते कुवते- श्रुत” १५ 5. उत्तर देना 
= ब्रूहि मे प्रहनान्‌, - अनु - कहना, बोलना, घोषणा 
करना, - निस्‌,--व्याख्या करना, व्युत्पत्ति बतलाना, 


( ७२६ ) 


ग्र--,कहना बोलना, बात करता--भट्टि० ८८५, 
प्रति--, उत्तर में बोलना, उत्तर या जवाब देना 


-परत्यत्रवीच्चेनम्‌-रघु० २।४२ वि--, 1. कहना, 
बोलना 2. गलत कहना, मिथ्या बतलाना । 
ब्लेष्कम्‌ (नपुं०) फंदा, जाल, पाश । 


भः [भान-ड] 1. शुक्र ग्रह का नामान्तर 2. भ्रम, श्रान्त, 
आभास, --भम्‌ 1. तारा 2. नक्षत्र 3. ग्रह 4. राशि 
5. सत्ताइस की संख्या 6. मधुमक्खी । सम०--ईनः, 
-+ईशः सूर्य,--गणः,- वर्गः 1. तारापृंज, नक्षत्रपृंज 
2. राशिचक्र 3. ग्रहों का राशिचक्र में भ्रमण,--गोलः 
तारामंडल, -- चक्रम्‌ -- मण्डलम्‌ राशिचक्र,--पतिः 
चन्द्रमा,--सूचकः ज्योतिषी । 

भक्किका [? ] झोंगुर । 

भक्त (भू० क० कृ०) [भज्‌-क्त] 1. विभक्त, नियती- 
कृत, निदिष्ट 2. विभाजित 3. सेवित, पूजित 4. व्यस्त, 
दत्तचित्त 5. अनुरक्त, संलग्न, श्रद्धालु, निष्ठावान्‌ 
--भग० ९।३४ 6. प्रसाधित, (भोजन आदि) पक्व, 
दे० भजू,--क्तः पूजक, आराधक, उपासक, पुजारी 
या दास, स्वामिभकत नौकर--भक्तोऽसि मे सखा चेति 
--भय० ४३, ९।३१, ७।२३,--क्तम्‌ 1. हिस्सा, 
भाग 2. भोजन--भतुं ० ३।७४ 3. उबाला हुआ चावल, 
भात -उत्तर० ४।१ 4. पानी में डाल कर पकाया 
हुआ कोई भी अन्न! सम०--अभिलाषः भोजन की 
इच्छा, भूख,-- उपसाधकः रसोइया,--कंसः भोजन की 
थाली, करः नाना प्रकार के गंध द्रव्यो से तैयार की 
गई घूप,--कारः रसोइया,-छन्दम्‌ भूख,-दासः भोजन 
मात्र पर दूसरों की सेवा करने वाला नौकर, जिसे 
सेवा के बदले केवल भोजन ही मिळता है--मनु० 
८।४१५,-- द्वेषः भोजन से अरुचि, मंदाग्नि,--मण्डः 
भात का मांड,--रोचन (वि०) भूख को उत्तेजित 
करने वाला,-बत्सल (वि०) अपने पुजक और भक्तों 
के प्रति कृपालु, झाला 1. श्रोतृ-कक्ष (प्राथियों की 
बात सुनने का कमरा) 2. भोजन-गृह्‌ । 

भक्तिः (स्त्री) [भज्‌-क्तिन्‌] 1. वियोजन, पृथक्करण, 
विभाजन 2. प्रभाग, अंश, हिस्सा 3. उपासना, अनू- 
रक्ति, सेवा, स्वामिभवित--कु० ७।३७, रघु० २1६२३, 
मुद्रा० १।१५ 4. सम्मान, सेवा, पूजा, श्रद्धा 5. विन्यास, 
व्यवस्था-रघु० ५1७४ 6. सजावट, अलंकार, प्यृंगार 
~-आबद्धमुक्ताफलभक्तिचित्रे-कु ० ७1१०, ९४, रघु० 
१३।५९, ७५, १५।३० 7. विशेषण । सम०--नस्र 
(वि०) विनम्र अभिवादन करने बाला, - पुम्‌, 


भ 


-पुर्बकम्‌ (अव्य०) भक्तिपूर्वक, सम्मानपूर्वक,-भाज्‌ 
(वि०) 1. धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु 2. दृढ अनुराग रखने 
वाला, निष्ठावान्‌, श्रद्धालु,- मार्गे: भक्ति की रीति 
अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना (शाइवत शान्ति और 
मोक्ष प्राप्ति की रीति भक्ति या उपासना' ही समझी 
जाती है), - योगः सानुराग निष्ठा, श्रद्धापूर्वक उपा- 
सना, - वादः अनुराग का विश्वास । 

भक्तिमत्‌ (वि०) [ भक्ति-मतुप्‌ ] 1. उपासक, श्रद्धालु 
2. निष्ठावान्‌, स्वांमभक्त, अनुरागी । 

भक्तिछ (वि०) [ भक्ति-ला+-क ] 
विश्वासपात्र (जसे कि घोड़ा) । 

भक्ष (चुरा० उभ०-भक्षयति-ते, भक्षित) 1. खाना, 
तिगलना-- यथामिषं जले मत्स्येर्भक्ष्यते श्वापदेर्भुवि 
---पंच० १ 2. उपयोग में लाना, उपभोग करना 
3, बर्बाद करना, नष्ट करना 4. काटना । 

भक्षः [ भक्ष्‌ +-घञ््‌ | 1. खाना 2. भोजन । 

भक्षक (वि०) (स्त्री०-क्षिका) [ भक्ष्‌ +-ण्वुलू | 1. खाने 
वाला, निर्वाह करने वाला 2. पेटू, भोजनभट्ट । 

भक्षण (वि०) (स्त्री०-णी) [भक्ष्‌ +ल्युट्‌] खाने वाला, 
निगलने वाला,--णम्‌ खाना, खिलाना, जीविका 
चलाना । 

भक्ष्य (वि०) [ भक्ष्‌+-प्यत्‌ ] खाने के योग्य, भोजन के 

लायक,--क्ष्यम्‌ कोई भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, 
आहार, (आलं० भी) --भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिविपत्तेरेव 
कारणम्‌ हि० १।५५, मनु० १।११३। सम०- कारः 
(“भक्ष्यंकारः' भी) पाचक, रसोइयाँ । 

भगः [ भज्‌-घ ] 1. सूर्य के बारह रूपों में एक, सूरये 
2. चन्द्रमा 3. शिव का रूप 4. अच्छी किस्मत, भाग्य, 
सुखद नियति, प्रसन्नता- आस्ते भग आसीनस्य-ऐ० 
ब्रा०, भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः याज्ञ 
१।२८२ 5. सम्पन्नता, समृद्धि 6. मर्यादा, श्रेष्ठता 
7. प्रसिद्धि, कीति 8. लावण्य, सौन्दर्य 9. उत्कर्षं, 
श्रेष्ठता 10. प्रेम, स्नेह 11. प्रेममय रंगरेलियाँ, केलि, 
आमोद 12. स्त्री की योनि--याज्ञ० ३।८८, मनु० 
९।२३७ 13. सद्गुण, नैतिकता, धर्म की भावना 
14. प्रयत्न, चेष्टा 15. इच्छा का अभाव, सांसारिक 


स्वामिभक्त, 


( ७२७ ) 


विषयों में विरति 16. मोक्ष 17. सामर्थ्य 18. सर्व- 
शक्तिमत्ता (नपुं० भी अन्तिम १५ अर्थो में),--गम्‌ 
उत्तराफहगुनी नंक्षत्र । सम०--अडकुरः (आयु० में) 
चिकु, योनिद्वार पर की गुटिका,--आधानम्‌ दाम्पत्य 
सुख प्रदान करना,--ष्नः शिव का विशेषण,- देवः 
पूर्ण स्वेच्छाचारी, लम्पट,--देवता विवाह की अधि- 
ष्ठात्री देवता,--दैबतम्‌ उत्तराफल्गुनी नक्षत्र,--नन्दनः 
विष्णु का विशेषण,--भक्षकः विट, दलाल, भडुआ, 
~-बेदनम्‌ वैवाहिक आनन्द की उद्घोषणा । 

भगन्दरः [ भग+-द्‌+-णिच्‌+खच्‌, मुम्‌ ] एक रोग जो 
गुदावर्तं में ब्रण के रूप में होता हे । 

भगवत्‌ (वि०) [ भग+-मतुप्‌ ] 1. यशस्वी, प्रसिद्ध 
2. सम्मानित, श्रद्धेय, दिब्य, पवित्र (देव, उपदेव तथा 
अन्य प्रतिष्ठित एवं संमाननीय व्यक्तियों का विशेषण) 
अथ भगवान्‌ कुशली काश्यप: -श० ५, भगवन्परवा- 
नयं जनः -रघु० ८८१, इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेवः 
“आदि (पुं) 1. देव, देवता 2. विष्णु का विशे- 
षण 3. शिव का विशेषण 4, जिन का विशेषण 
5. बुद्ध का विशेषणं । 

भगवदीयः [ भगवत्‌ --छ ] विष्णु का पुजक । 

भगालम्‌ [ भज्‌ +-कालन्‌, कुत्वम्‌ ] खोपड़ी । 

भगालिन्‌ (पुं०) [ भगाल--इनि ] शिव का विशेषण । 

भगिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ भग+-इनि ] 1. फलता- 
फूलता, संपन्न, भाग्यशाली 2. बेभवशाली, शानदार । 

भगिनिका [ भगिनी +-कन्‌+- टाप्‌, इत्वम्‌ ] बहन । 

भगिनी [ भगिन्‌--डीप्‌ ] 1. बहन 2. सौभाग्यवती स्त्री 
3. स्त्रीश । सम०--पतिः,--भ्तूं (पुं०) बहन का 
पति, बहनोई । 

भगिनीयः [ भगिनी }-छ ] बहन का पुत्र, भानजा । 

भगीरथः [ ? ] एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा का नाम, सगर 
का प्रपौत्र, जो अतिशय घोर साधना करके स्वगं से 
दिव्य गंगा को उतार कर इस पृथ्वी पर लाया, तथा 
राजा सगर के ६० हजार पुत्रों (पू्वपुरुषों) की भस्म 
को पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी से पाताल लोक 
को ले गया । सम० - पथः,-प्रयत्नः भगीरथ का 
प्रयास जो किसी अतिदुष्कर कार्य या भीम कर्म को 
आलंकारिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता हें, - सुता गंगा का विशेषण । 

भग्न ( भू० क० कृ०) [भञ्ज्‌ +-क्त] 1. टूटा हुआ, हड्डी 
टूटी हुई, टूटा फूटा, फटा-पुराना 2. हताश, ध्वस्त, 
निराश 3. अवरुद्ध, गृहीत, निलंबित 4. बिगाड़ा हुआ, 
तोड़ा-फोड़ा हुआ 5. पराजित, पूर्णरूप से परास्त, 
छिन्न-भिन्न किया हुआ-उत्तर० ५ 6. दहाया हुआ, 
विनष्ट (दे० भञ्ज्‌ ),-ग्नम्‌ पैर की हड्डी का टूटना । 
सम०- आत्मन्‌ (पुं०) चन्द्रमा का विशेषण,--आपद्‌ 


(वि०) जिसने कठिनाइयों और आपत्तियों पर 
विजय प्राप्त कर ली हैँ, -आश् (वि०) निराश 
--भर्ते> २८४, हताश- भतृं० ३।५२.,- उत्साह 
(वि०) जिसका उत्साह टूट गया हो, जिसकी शक्ति 
अवसन्न हो गई हो, जिसका उत्साह, भंग हो गया 
हो,--ऊद्यम (वि०) जिसके उद्योग निष्फल कर दिये 
गये हों, निराश, जिसका विकास अवरुद्ध हो गया हो, 
““क्रम:,-प्रक्रमः अभिव्यक्ति या निर्माण में सममिति 
का अतिक्रमण, दे० प्रक्रमभंग',. चेष्ट(वि०) निराश, 
हताश, दर्पं (वि०) विनीत, जिसका धमंड टूट गया 
हों,--निद्र (वि०) जिसकी नींद में बाघा डाळ दी गई 
हो,--पाइवें (वि०) जिसके पाइवं में पीड़ा होती हो, 
--पृष्ठ (वि०) 1. जिसकी कमर टूट गई हो 
2. सामने आता हुआ,--भ्रतिज्ञ (वि०) जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ दी हो,--भनस्‌ (वि०) निरुत्साहित, 
हतोत्साहित,-- ब्रत (वि०) जो अपने ब्रतों में निष्ठा- 
वान्‌ न हो,--संकल्प (वि०) जिसकी योजनाओं को 
उत्साहहीन कर दिया गया हो । 

भग्नी [==भगिनी, पृषो० साधुः ] बहन । 

भडू (गा) री [ भमिति शब्दं करोति-- भम्‌ +- कृ अण्‌ 
+-डीप्‌ ] डांस, गोमक्षी । 

भङ्क्तिः (स्त्री०) [भञ्ज्‌ +-क्तिन्‌] टूटना, (हड्डी का) 
टूटना । 

भङ्गः [भञ्ज्‌+-घञ्य्‌] 1. टूटना, टूट जाना, छिन्न-भिन्न 
होना, फाड़ डालना, टुकड़े टुकड़े करना, विभक्त 
करना--वायंगलाभङ्क इव प्रवृत्तः--रघु० ५।४५, 
2. टूट, हड्डी का टूटना, विच्छेद 3. उखाडना, काटना 
--आज्रकलिका भज्ध:--श० ६ 4. पार्थवय, विदले- 
षण 5. अँश, टुकड़ा, खंड, वियुक्त अंश--पुष्पोच्चयः 
पल्लवभङ्गभिन्नः -कु० ३।६१, रधु० १६।१६ 
6. पतन, अघः पतन, ध्वंस, विनाश, बर्बादी जैसा कि 
राज्य”, सत्त्व? आदि में 7. अलग अलग करना, तितर- 
बितर करना--यात्राभङ्ग:- मा० १ 8. हार, पछाड़, 
पराभव, पराजय--पंच० ४४१, शि० १६।७२ 
9. असफलता, निराशा, हताश--रघु० २।४२, आशा- 
भंग आदि 10. अस्वीकृति, इंकारी--कु० १।४२, 
11. छिद्र, दरार 12. विघ्न, बाधा, रुकावट- निद्रा” 
गति? आदि 13. अननृष्ठान, निलंबन, स्थगन 
14. भगदड़ 15. मोड़, तह, लहर 16. सिकुड़न, झुकाव, 
संकोच या सटाना- उत्तर० ५।३३ 17. गति, चाल 
18. लकवा, फालिज 19. जालसाजी, घोखेवाजी 
20. नहर, जलमार्ग, नाली 21. गोलगोल या घूमधुमाकर 
कहने या करने का ढंग-दे० भंगि 22. पटसन | सम० 
नयः बाधाओं को हटाना,--वासा हल्दी,--साथं 
(वि०) बेईमान, जालसाज । 


( ७२८ ) 


मङ्गा [भञ्ज्‌ : अ: टाप्‌] 1. पटसन 2. पटसन से तैयार 
किया एक मादक पेय । सम०--कटस्‌ पटसन का 
पराग । 

भड्गि: - गी (स्त्री०) [| भज्ज्‌+ इन्‌, कुत्वम्‌; भडु-- 
डीष्‌ | 1. टूटना, हड्डी का टूटना, विच्छेद, प्रभाग 
2. हिलोर 3. झुकाव, सिकुडन --दुश्भङ्कीभिः प्रथम- 
मथुरासंगमे चुम्बितोऽस्मि उद्भट, श० १३ 4. लहर 
5. बाढ़, घारा 6. टेढ़ा मागे, घुमावदार या चक्करदार 
मार्ग 7. गोलमोल या घूमघुमाकर कहने या करने का 
हंग, वारजाल  - भइग्यन्तरेण कथनात्‌ . काव्य» १०, 
हुभद्विविशारदः-दश० 8. बहाना, छद्मवेष, आभास 
““यः पाङ्चजन्यप्रतिबिम्बभङ्ग्या धाराम्भसः फेनमिव 
व्यनक्ति --विक्र० १।१ 9. दावपेच, जालसाजी, 
धोखा 10 व्यंग्योक्ति 11. व्यंग्योत्तर, आशूत्तर 
12. पग~रघु० १३।६९ 13. अन्तराल 14 ह्ली, लल्जा- 
शीलता । सम०-भक्तिः (स्त्री०) तरंगवत्‌ कदमों या 
तरंगों की वुल में विभाजन, छहरियेदार जीना 
--भेघऽ ६० | 

भङ्गिन्‌ (त्रिः) [भङ्ग 4 इनि]. शीघ्र टूटने वाला, भंगुर, 
अस्थायी तदपि तत्क्षणर्भङ्किः करोति चेत्‌--भतृं० २। 
११ 2. किसी अभियोग में पछाड़ा हुआ । 

भङ्गिमत्‌ (वि०);[ भङ्गि मतुप्‌ ] लह्रियेदार, करारा । 

भङ्गिमन्‌ (पुः) | भङ्ग | इमनिच्‌ ] 1. (हड्डी का) 
दूटना, तोड़ना 2. झिकोर, हिलोर 3. घुंधराळापन 
4. छद्मवेश. धोखा 5. आशूत्तर, व्यंग्योक्ति 6. कुटिलता । 

भङ्गिलम्‌ [भङ्ग + इलच्‌] ज्ञानेन्द्रिय में कोई दोष । 

भङ्गुर (वि०) [भञ्ज्‌ +-घुरच्‌] 1. टूटने के योग्य, भिदुर, 
कड़कव्वल 2. दुबला-पतला, अस्थिर, अनित्य, नश्वर 
_~आमरणान्साः प्रणयाः कोपास्ततक्षणभङगुराः - हि० 
११८८, शि० १६।७२ 3. परिवर्तनशील, चर 
+ कुटिल, टेढ़ा 5. वक्र, घूंघरदार-शशिमुखि तव भाति 
भङ्गुरञ्जूः - गीत» १० 6. जालसाज्‌, बेईमान, 
चालाक,---रः किसी नदी का मोड़ । 

भज्‌ ¦ (म्वा उभ० -भजति - ते, परन्तु व्यवहारतः 
आ०, भक्त) 1. (क) हिस्से करना, वितरित करना, 
बाँटना भजेरन्‌ पैतृक रिक्थम्‌--मनु० ९१०४, न 
तत्पुत्रै भजेत्साधंम्‌ -२०९, ११९, (ख) निदिष्ट 
करना, नियत करना, अनुभाजन करना--गायत्री- 
मग्नयेऽभजत्‌ ऐ० ब्रा० 2. किसी के लिए प्राप्त 
करना, हिस्सा लेना, भाग लेना -पित्र्यं वा भजते 
शीलम्‌ मनु० १०।५९ 3. स्वीकार करना, ग्रहण 
करना 
आप को) समर्पण करना, “पहुँच रखना--शिलातलं 
भेजे का० १७९, मातलंक्मि भजस्व कंचिदपरम्‌ 
-भर्तृ० ३।६४, न कहिचिद्वर्णानामपथ मपङ्कप्टोऽपि भजते 


मः० १।२५ 4. (क) आश्रय लेना, (अपने | 


--झ० ५१०, भामि० १।८३, रचु० १७।२८, (ख्‌) 
अस्यास करना, अनुगमन करना, पालन करना --भेजे 
घरममनातुरः--रघु० ११२१ 5. उपभोग करना, 
अधिकृत करना, रखना, भोगना, अनुभव करना, 
मनोरंजन करना- विधुरपि भजतेतरां कलङ्कम्‌ 
~ भामि० १७४, न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ 
"-भतृं> २।८०, व्यक्ति भजन्त्यापगाः श० ७८, 
अभितप्तमयोऽपि मार्दव भजते कैव कथा शरीरिषु 
णारघु० ८४३, मा० ३।९, उत्तर० १३५ 6. सेवा 
में प्रस्तुत रहना, सेवा करन! -रघु० २।२३ पंच० 
१।१८१, मृच्छ० १।३२ 7. आराधना करना, सत्कार 
करना (देव मान कर) पूजा करना 8. छाँटना, चुनना, 
पसंद करना स्वीकार करना सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ 
भजन्ते-- मालवि० १।२ 9. शारीरिक सुखोपभोग 
करना,-पंच० ४।५० 10. अनुरक्त होना, भक्त बनना 
11. अधिकार में करना 12. भाग्य में पड़ना (इस 
घातु के अर्थ-संश्ञाओं के साथ जुड़कर विविध रूप 
ग्रहण कर लेते है उदा० निब्रां भज्‌ सोना, सूछाँ भज्‌ 
बेहोश होना, भावं भज्‌ प्रेम प्रदर्शित करना आदि) 
वि--, 1. विभक्त करना, बाँटना --विभज्य मेरुने 
यदथिसात्कृत:--मै ० १।१६, पत्रिणां व्यभजदाश्रमाद्वहिः 
--रघु० ११।२९, १०।५४, शि० १।३ 2. अलग २ 
करना, (संपत्ति, पैतृक जायदाद आदि) बांटना 
-~विभक्ता भ्रातर:--'बंटे हुए भाई! 3. भेद करना 
4. सम्मान करना, पूजा करना, - संबि, हिस्सा लेना, 
हिस्से में किसी को प्रविष्ट करना वित्तं यदा यस्य 
च संविभक्तम्‌ 1 (चुरा० उभ०--भाजयति-- ते 
--कई विद्वानों के मतानुसार यह “भज के ही प्रेर० 
रूप हैं) 1. पकाना 2. दैना । 

भजकः [भज्‌ | ण्वुल्‌] 1. बांटने वाला, वितरक 2. पूजक, 
भक्त, उपासक । 

भजनम्‌ [भज्‌ ]-ल्युट्‌] 1. हिस्से बनाना, बाँटना 2. स्वत्व 
3. सेवा, आराधना, पूजा । 

भजमान (वि०) [भज्‌ +-शानच्‌] 1. बांटने वाला 2. उप- 
भोक्ता 3. योग्य, सही, उचित । 

भञ्ज्‌ 1 (रुघा० प०- -भनक्ति, भग्न--इच्छा० बिभंक्षति) 
1. तोड़ना, फाड़ डालना, छिन्नभिन्न करना, चूर चूर 
करना, टुकड़े टुकड़े करना, खण्डशः करना ---भनज्मि 
सर्वमर्यादाः भट्टि ६।३८, भडवत्वा भुजौ--४।३, 
बभञ्जुबॅलयानि च ३।२२, धनुरभाजि यत्त्वया-रघु० 
११।७६ 2. उजाड़ना, उखाड़ना---भनक्त्युपवनं कपिः 
भट्टिः ९२ 3. (किले मे) दरार डालना 
4. भग्नाश करना, प्रयत्न व्यर्थं करना, निराश करना, 
प्रगति रोकना --पिनाकिना भग्नमनोरथा सती--कु० 
५१ 5. पकडता, रोकना, विध्न डालना, निलंबित 


( ७२९ ) 


करना --जैसा कि 'भग्ननिद्र? में 6. हराना, परास्त 
करना--क्षत्राणि रामः परिभूय रामात्‌ क्षत्राद्यथा5 
भज्यत स द्विजेन्द्र--नैं० २२१३३, अव--., तोड़ 
डालना, ध्वस्त करना--कु० ३।७४, प्र--, 1. तोड़ 
डालना, ध्वस्त करना, धज्जियाँ उड़ाना 2. रोकना, 
गिरफ्तार करना, निळंबित करना 3. भग्नाश करना, 
निराश करना । 

श (चुरा० उभ० 
चमकाना । 

भज्जक (वि०) (स्त्री०-जिका) [ भञ्ज्‌ -ण्बुल्‌ ] तोड़ने 
वाला, बाँटन वाला! 

भञ्जन (वि०) (स्त्री०-नी) [ भञ्ज्‌+-ल्युट्‌ ] 1. तोड़ने 
वाला, टुकड़े करने वाला 2. गिरफ्तार करने वाला 
रोकने वाला 3. भम्नाश करने वाला 4. प्रबल पीडा 
पहुँचाने वाला, -नम्‌ 1. तोड़ डालना, ध्वस्त करना, 
विनष्ट करना 2. हटाना, दूर करना, भगा देना 
तदुदितभयभञ्जनाय यूनाम्‌-गीत० १० 3. पराजित 
करना, हराना 4. भग्नाश करना 5. रोकना, विघ्न 
डालना, बाधा पह इंचाना 6. कष्ट देना, पीडित करना, 
~बः दांतों का गिरना । 

भङजनकः [भञ्जन +-कन्‌] मुख का एक रोग जिसमें दाँत 
गिर जाते है, होठ टेढ हो जाते हैं । 

भञ्जरुः | भज्ज्‌ । अरुच्‌ ] मंदिर के पास उगा हुआ वृक्ष । 

भट्‌ । (म्वा० पर० भटति, भटित) 1. पोषण करना 
पालना पोसन।, स्थिर रखना 2. भाड़े पर लेना 
3. मजदूरी लेना || (चुरा० उभ० भटयति-ते) 
बोलना, बातें करना । 

भटः | भट्‌+-अच्‌ | 1. योद्धा, सैनिक, लड़ने वाला 
--तःद्भूटचातुरीतुरी--ने० १।१२, वादित्रसृष्टिघंटते 
भटस्य २२।२२ -भट्टि० १४।१०१ 2. भृतिभोगी, 
भाईँत सैनिक, भाडे का टट्टू 3. जातिबहिष्कृत, 
वर्णसंकर 4. पिशाच । 


भटित्र (वि०) [ भट्‌+- इत्र ] शलाका पर रखकर पकाया 
गया मांस । 
भट्ट: | भट्‌-तन्‌ | 1. प्रभु, स्वामी (राजाओं को संबोधित 
करन के लिए सम्मान सूचक उपाधि) 2. विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के नामों के साथ प्रयुक्त होने वाली उपाधि 
भट्टगोपालस्य पौत्रः-मा० १, इसी प्रकार 'कुमारिल 
भट्टा आदि 3. कोई भी विद्वान्‌ पुरुष या दानिक 
4. एक प्रकार की मिश्र जाति जिसका व्यवसाय 
भाट या चारणों का व्यवसाय अर्थात्‌ राजाओं का 
स्तुति गान हें-क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां भट्टो जातोऽनुवाचक 
5. भाट, वन्दीजन । सम ०-आकच्ार्यः प्रसिद्ध अध्यापक 
या विद्वान्‌ पुरुष को दी गई उपाधि 2. विज्ञ,-- प्रयागः 
-= प्रयाग, इलाहाबाद । 


९२ 


- भञ्जयति --ते) उज्ज्वल करना, 


भट्टार (वि०) [भट्ट स्वामित्वमिच्छति -कऋ--अण्‌ ] 
1. श्रद्धास्पद, पूज्य 2. ब्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ 
प्रयुक्त होने वाली सम्मानसूचक उपाधि-यथा-भट्टार- 
हरिइचन्द्रस्य पद्मबन्धो नुपायते--हर्षं ० । 

सट्टारक (वि०) (स्त्री ०--रिका) [ भट्टार+-कन्‌ ] श्रद्धेय, 
पूज्य--आदि दे० ऊ० भभट्टार'! सम०--वासर 
रविवार, 

भट्टिनी [ भट्ट }-इनि+- डीप्‌ ] 1. (अनभिषिक्त) रानी 
राजकुमारी, (नाटकों में दासियों द्वारा रानी को 
संबोधन करने'में बहुधा प्रयुक्त) 2. ऊंचे पद की 
महिला 3. ब्राह्मण की पत्मी । 

भडः [ भण्ड {-अच्‌, नि० नलोपः ] विशेष प्रकार की एक 
मिश्र जाति । 

भडिलः [ भण्ड्‌--इलच्‌, नि० नलोपः] 1. नेता, योद्धा 
2. टहलूआ, नोकर । 


भण्‌ (म्वा० पु० भणति,) 1. कहना, बोलना-पुरुषोत्तम 
इति भणितव्ये-विक्रम० ३, भट्टि० १४१६ 2. वर्णेन 
करना-काव्यः स काव्यन सभामभाणीत्‌-त० १०।५९ 
3. नाम लेना, पुकारना । 
भणनम्‌, भणितम्‌, भणितिः (स्त्री) | मण्‌+-ल्युट्‌, क्त 
क्तिन्‌ | 1. कहना, बोलना, बातें करना, वचन, 
प्रवचन, वार्तालाप--न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ 
भणितिः--भामि० ४।३९, २।७७, श्रीजयदेव 
भणितं हरिरमितम्‌--गीत० ७, इह रसभणने-तदेव । 
भण्ड ¡ (म्वा० आ० भण्डते) 1. भत्संना करना, छिड़कना 
2. खिल्ली उड़ाना, व्यंग्य करना 3. बोलता 4. उप- 
हास करना, मखौल करना 11 (चुरा० उ० 
--मण्डयति-ते) 1. सौभाग्यशाली बनाना 2. चकमा 
देना (शुद्धपाठ--भंट्‌) । 
भण्डः [भण्ड--अच्‌] 1. भांड, मसखरा, विदूषक-त्रयो वेदस्य 
«कर्तारो भण्डधूर्तपिशाचकाः--सवं० 2. एक मिश्रजाति 
का नाम--तु० “'भड' । सम०--तपस्विन्‌ (पुं०) 
बनावटी सन्यासी, ढोंगी,--हासिनी वेश्या, वारांगना । 
भब्डकः [ भण्डन-कन्‌ ] एक प्रकार का खंजन पक्षी । 
भण्डनम्‌ | भण्ड्‌ +-ल्युट्‌ | 1. कवच, बस्तर 2. संग्राम, युद्ध 
3. उत्पात, दुष्टता । 
भंण्डिः-डी (स्त्री) [मण्ड्‌ +-इ, भण्डिन-डीष्‌ ] लहर, 
तरंग । 
भण्डिल (वि०) [ भण्ड्‌+-इलच्‌ ] सुखद. शुभ, सम्पन्न, 
सौभाग्यशाली,--छः 1. अच्छी किस्मत, प्रसन्नता, 
कल्याण 2. दूत 3. कारीगर, दस्तकार । 
भवन्तः [भन्द्‌ + झच्‌, अन्तादेशः, नलोपइच] 1. बोद्ध घर्मा- 
तुयायी के लिए प्रयुक्त होने वांला आदर सूचक शब्द 
-भदन्त तिथिरेव न शुध्यति-मुद्रा० ४ 2. बोद्धभिक्षु । 
भदाकः [भन्द्‌ +-आक, नलोपः] सम्पन्नता, सौभाग्य । 


( ७३० ) 


भद्र (वि०) [भन्द--रक्‌, नि० नलोपः] 1. भला, सुखद, 
समृद्धिशाली 2. शुभ, भाग्यवान्‌ जैसा कि “भद्रमुख' 
में 3. प्रमुख, सर्वोत्तम, मुख्य--पप्रच्छ भद्रं विजिता- 
रिभद्र:--रघु० १४३१ 4. अनुकूल, मंगलप्रद 
5. कृपालु, सदय, श्रेष्ठ, सौहार्दपूर्ण, प्रिय; (संबोधन एक 
वचन में प्रयुक्त होकर अर्थ होता हृ पूज्य श्रीमान्‌? 
प्रिय मित्र' पुज्य महिले' 'पूज्य श्रीमति? 6. सुहावना, 
उपभोज्य, प्रिय, सुन्दर--पंच० १।१८१ 7. स्तुत्य, 
इलाघ्य, प्रशंसनीय 8. प्रियतम, प्यारा 9. चटकदार, 
बाह्यतः रमणीय, पाखण्डी, - द्रम्‌ उल्लास, सौभाग्य, 
कल्याण, आनन्द, समृद्धि-भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ 
भूयसे मंगलाय --मा० १।३, ६।७, त्वयि वितरतु भद्र 
भूयसे मंगलाय--उत्तर० ३।४८, (इस अर्थ में बहुधा 
ब० व० में प्रयोग), सर्वे भद्राणि पश्यंतु, भद्रं ते 
ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे! तुम्हें ऐश्वयंशाली 
बनाए' 2. सोना 3. लोहा, इस्पात, - द्रः 1. बैल 2. एक 
प्रकार का खंजन पक्षी 3. विशेष प्रकार का हाथो 
4. छद्मवेषी, पाखंडी-मनु० ९।२५८ 5. शिव का 
तामान्तर 6. मेरुपरवंत का विशेषण 7. एक प्रकार का 
कदम्बवृक्ष (भद्रा कु हजामत करना, बाल मूँडना 
भद्राकरणम्‌ मुण्डन) । सम०--अङ्झ: बलराम का 
विशेषण,--आकारः,-- आकृति (वि०) शुभ लक्षणों 
मे युक्त, आत्मजः तलवार,---आसनम्‌ 1. राजासन, 
राजगद्दी, सिंहासन 2. समाधि की विशेष अंगस्थिति, 
थोग का आसन, ---ईशः शिव का एक विशेषण, - एला 
बड़ी इलायची,--कपिल: शिव का एक विशेषण, 
कारक-(वि०) मंगलप्रद,--कालो दुर्गा का नामान्तर, 
$ुम्भः-किसौ तीर्थं के जल से (विशेषकर गंगाजल से) 
भरा हुआ सुनहरी घडा,--गणितम्‌ जादू के रेखाचित्रो 
की बनावट,-- धटः, -- घटकः एक घडा जिसमें भाग्य 
की पचियाँ डाली जाय,--दारु (पुं नपुं०) चीड़ का 
वृक्ष --नामन्‌(पुं०) खंजनपक्षी,--पीठम्‌ 1. राजगद्दी, 
राज-कुर्सी, सिंहासन - रघु« १७।१० 2. एक प्रकार 
का पखदार कीड़ा,-बलनः बलराम का विशेषण, 
“मख (वि०) “मांगलिक चेहरे वाला”, विनम्र सम्बो- 
धन के रूप में प्रयुक्त “मान्यवर महोदय” 'पुज्य 
श्रीमन्‌-श० ७,--मृग: एक विशेष प्रकार के हाथी 
का विशेषण,---रेणुः इन्द्र के हाथी का नाम, वर्मन्‌ 
(पुं०) एक प्रकार की नवमल्लिका,--जश्ञाख: कातिकेय 
का विशेषण,---अयम्‌, श्रियम्‌ चन्दन का काष्ठ,-श्रीः 
(स्त्री) चन्दन का वृक्ष,--सोमा गंगा का विशेषण । 
भद्रक (वि०) (स्त्री०--द्विका) [भद्र--कन्‌] 1. शुभ, 
मङ्गलमय 2. मनोहर, सुन्दर,-- कः देवदारु का वृक्ष । 


भद्रकूर (नपुं०) [भद्र+-कृ+-खच्‌, मुम्‌] सुख सम्पत्ति का | 


दाता, समृद्धकारी । 


भव्रवत्‌ (वि०) [भद्र--मतुपू] मंगलमय,-- (नपुं०) देवदारु 
का वृक्ष । 

भद्रा [भद्र +टापू] 1. गाय 2. चान्द्रमास के पक्ष की दोयज, 
सप्तमी और द्वादशी 3. स्वगँगा 4. नाना प्रकार के 
पौधों के नाम , सम०--श्रयम्‌ चन्दन की लकड़ी । 

भद्रिका [भद्रा+-कन्‌ --टापू, इत्वम्‌] 1. ताबीज 2. दोयज, 
सप्तमी व द्वादशी नाम की तिथियाँ । 

भद्रिलम्‌ [भद्र+-इलच्‌] 1. समृद्धि, सौभाग्य 2. कंपनशील 
या थरथराहट वाली गति । 

भम्भः [भम्‌--भा--क] 1. मक्खी 2. धुआँ । 

भम्भरालिका, भंभरालो [भम्‌ इत्यव्यक्तशब्दस्थ भरं 
बाहुल्यम्‌ आलाति---भम्भर--आ--ला--क--डीष्‌ 
==भम्भराली --कन्‌ टाप्‌, ह्वस्व:] 1. गोमक्षी 2. डाँस ! 

भम्भारवः [भम्भा--रु+-अच्‌ | गाय का रांभना ¦ 

भयम्‌ [बिभेत्यस्मात्‌--भी-अपादाने अच्‌] 1. डर, आतंक, 
बिभीषा, आशंका (प्रायः अपा० के साथ) भोगे रोग- 
भयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाऱ्भूयम्‌--भर्तृ० ३।३३ 
यदि स्मरमपास्य नास्ति मृत्योभ॑यम्‌-वेणौ० ३।४ 
2. डर, त्रास जगद्भयम्‌ आदि 3. खतरा, जोखिम, 
संकट--तावड्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम, आगतं 
तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम्‌ --हि० १।५७,-यः 
बोमारी, रोग । सम०--अन्वित,- आक्रान्त (वि०) 
ज्वरग्रस्त --आतुर, आते (वि०) डरा हुआ, आत- 
ङ्कित, भयभीत, आवह (वि०) 1. भयोत्पादक 
2. जोखिम वाला-स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः 
~~ भग० ३।३५,--उत्तर (वि०) भय से युक्त, क्र 
('भयंकर' भी) 1. डराने वाला, भयानक, भयपूर्ण 
2. खतरनाक, संकटपूर्ण इसी प्रकार 'भयकारक' 
“भयकृत ,--डिण्डिमः युद्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला 
ढोल, मारू बाजा,--द्रुत(वि०) भय के कारण भागने 
वाला, पराजित, भगाया हुआ,-- प्रतीकारः भय को 
दुर करना, डर हटाना, - प्रद (वि०) भयदायक, 
भयपूर्ण, भयानक,-- प्रस्तावः भय का अवसर,-ब्राह्मणः 
डरपोक ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपनी जान बचाने 
के लिए (यह समझ कर कि ब्राह्मण अबध्य हँ) अपने 
ब्राह्मण होने की दुहाई देता है,--विप्लुत (वि०) 
आतंक-पीडित, - व्यूहः डर की अवस्था होने पर सेना 
की विशेष क्रम-व्यवस्था । 

भयानक (वि०) [ बिभेत्यस्मात्‌-भी+-आनक ] भयंकर, 
भीषण, भयजनक, डरावना--किमतः परं भयानकं 
स्यात्‌--उत्तर० २, शि० १७।२०, भग० ११1२७, 
¬ कः 1. व्याघ्र 2. राहु का नामान्तर 3. भयानक 
रस, काव्य के आठ या नो रसों में एक--दे० 'रस' 
के अन्तर्गत, - कम्‌ त्रास, डर । 

भर (वि०) [ भृ+-अच्‌ ] धारण करने वाला, देने वाला, 


(७३१ ) 


भरणपोषण करने वाला आदि,--रः 1. बोझा, भार, 
वजन--खुरजये भरं कृत्वा - पंच० १, “अपने तीन 
खुरों पर ही अपने आपको सहारा देने वाला”, फल- 
भरपरिणामश्यामजम्बू-आदि--उत्तर० २२०, भर- 
व्यथा--मुद्रा० २1१८ 2. बडी संख्या, बडा परिमाण, 
संग्रह, समुच्चय --धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ 
--भामि० १।९४,५४, शि० ९४७ ३. प्रकाय, राशि 
£. आंधिक्य-निव्यूढसौहूदभरेति गुणोज्ज्वलेति--मा ० 
६1१७,शोभाभरे: संभूता:-भामि० १1१०३, कोपभरेण 
>>गीत० ३।७ तोल की एक विशेष माप । 

भरटः [ भू+अटठन्‌ ] 1. कुम्हार 2. सेवक ।_ 

भरण (वि०) (स्त्री०-णी) [ भृञ-ल्युट्‌ ] धारण करने 
वाला, निर्वाह करने वाला, सहारा देने वाला, पालन- 
पोषण करने वाला, णम्‌ 1. पालन-पोषण, निर्वाह 
करना, सहारा देना--रघु० १।२१, श० ७।३३ 
2. वहन करने या ढोने को क्रिया 3. लाना, प्राप्त 
करना 4. पुष्टिकारक भोजन 5. भाड़ा, मजदूरी, - णः 
भरणी नामक नक्षत्र । 

भरणी [ भरण--डीष्‌ ] तीन तारों का पुंज जो दूसरा 
नक्षत्र हे, सम ०--भूः राहु का विशेषण । 

भरण्डः | भू--कण्डन्‌ ] 1. स्वामी, प्रभु 2. राजा, शासक 
3. बैल, सांड 4. कीड़ा । 

भरण्यम्‌ [ भरण- यत्‌ ] 1. लालन-पालन करने वाला, 
सहारा देने वाला, पालन-पोषण करने वाला 2 मज- 
दूरी, भाड़ा 3. भरणी नक्षत्र,-ष्या मजदूरी, भाड़ा । 
सम०--भुज्‌ (पुं०) भृति-सेवक, भाडे का नौकर । 

भरण्युः | भरण्य्‌ (कंड्वा०) --उ ] 1. स्वामी 2. प्ररक्षक 
3. मित्र 4. अग्नि 5. चन्द्रमा 6. सूयं । 

भरतः [भरं तनोति-तन्‌ +ड] 1. शकुन्तला और दुष्यन्त 
का पुत्र जो चक्रवर्ती राजा था । इसीके नाम पर इस 
देश का नाम भारतवर्ष हें । यह कौरव और पांडवों 
का दूरवर्ती पूर्वपुरुष था 2. दशरथ की सबसे छोटी 
पत्नी कैकेयी का बेटा, राम का एक भाई, यह बड़ा 
धर्मात्मा और पुण्यशील व्यक्ति था, राम के प्रति 
इसकी इतनी अगाध भक्ति थो कि जब कॅकेयी की 
गहित मांग के अनुसार राम वन में जाने को तैयार 
हुए तो भरत को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि 
उसको अपनी माता ने ही राम को निर्वासित किया 
फलतः उसने अपनी प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर 
राम के नाम (राम की खड़ाउओं को लाकर उनको 
राज्यप्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर रखकर) से तब 
तक राज्यप्रशासन किया जबतक कि चौदहवर्ष का 
निर्वान समाप्त करके राम वापिस अयोध्या नहीं 
आये 3. एक प्राचीन मुनि का नाम जो नाट्यकला 
तथा संगीतविद्या के प्रवतंक माने जाते हैं 4. अभिनेता 


रगमंच पर अभिनय करने वाला पात्र--तत्किमित्यु- 
दासते भरताः--मा० १।५ 5. भाडे का सैनिक, केवल 
घन के लिए.काम करने वाला नौकर 6. जंगली, 
पहाड़ी 7. अग्नि का “विशेषण | सम ०--अग्रजः “भरत 
का ज्येष्ठ भ्रग्ता', राम का विशेषण--रघु० १४।७३, 
--खण्डम पारत के एक भाग का नामान्तर,--ज्ञ 
(वि०) “रतशास्त्र या नाट्यशास्त्र का ज्ञाता, 
-पुत्रकः अ भनेता--वर्षे: भरत का देश अर्थात्‌ भारत, 
~-वाक्यम्‌ नाटक के अन्त में दिया गया श्लोक, एक 
प्रकार की नान्दी (नाट्यशास्त्र के प्रवतंक भरत मुनि 
के सम्मानाथं कहा गया) तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ 
(प्रत्येक नाटक में उपलब्ध) । 

भरथः [ भू+अथ | 1 प्रभुसत्ता प्राप्त राजा 2. अग्नि 
3. संसार के किसी एक प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी, 
लोकपाल । 

भरद्वाजः [ “भ्रियते मरुद्धि: भृ +अप==भर, द्वाभ्यां जायते 
द्विजन्‌ ड=द्वाञ, भरश्चासो द्वाजश्‍च -कर्म० 
स० ] 1. सात ऋषियों में से एक का नाम 2. चातक 
पक्षी । 

भरित (वि०) [ भर+-इतच्‌ ] 1. परवरिश किया गया, 
पाला-पोसा गया 2. भरा हुआ, भरपुर--जगज्जालं 
कर्ता कुसुमभरसौरभ्यभरितम्‌-भामि० १।५४, ३३ । 

भरुः [ भू+उन्‌ ] 1. पति 2. प्रभु 3. शिव का नामाम्तर 
4. विष्णु का नाम 5. सोना 6. समुद्र । 

भरुजः- जा,--जी (स्त्री) [ भ इति शब्देन रुजति 
~ भ~ञ+रुज्‌ञक ] गौदड़ । 

भरुटकम्‌ [ भू +-उट+-कन्‌ | तला हुआ मांस । 

भर्गः [ भृज्‌ +-घञा ] 1. शिव का नाम 2. ब्रह्मा का 
नाम । 

भर्ग्यः | भृज्‌ +-ण्यत्‌ ] शिब का विशेषण । 

भजन (वि०) [ भृज्‌+-ल्युद्‌ ] 1. भूनने वाला. तलने 
वाला, पकाने छाला 2. नष्ट करने वाला,--नम्‌ 
1. भूनने या तलने की क्रिया 2. कड़ाही । 

मतुं (पुं०) [भृ-तृच्‌] 1. पति--यदभर्तुरेव हितमिच्छति 
तत्कलत्रम्‌ --भर्तृं ° २।८, स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च 
पुंसाम्‌ मा० ६1१८ 2. प्रभु, स्वामी, महृत्तर--भर्तुः 
शापेन - मेघ० १, गण, भूत” आदि 5. नेता, सेना- 
पति, मुख्य---रघु० ७४१ 4. भरणपोषण कर्ता, 
भारवहनकर्ता, प्ररक्षक । सम०--ध्नी अपने पति का 
वध करने वाली स्त्री, दारकः युवराज, राजकुमार, 
उत्तराधिकारी, कुमार (नाटक में बहुधा प्रयुक्त 
संबोधन ) ,--दारिका युवराज्ञी (नाटकों में प्रयुक्त 
संबोधन शब्द), व्रतम्‌ पातिब्रत, पलिसक्ति (ता) 
साध्वी पतिव्रता पत्नी--तु ० पतिद्रता, --झोकः पति 
की मृत्यु पर शोक,---हरिः एक प्रसिद्ध राजा जो तीन 


( ७३१२ ) 


शतक (श्यृंगार, नीति, वैराग्य), वाक्यपदीय तथा 
भट्टिकाव्य का रचयिता हे । 

भतृंमती | भर्तृ +मतुप्‌ :-डीप्‌ ] विवाहिता स्त्री जिसका 
पति जीवित हो । 

भतृंसात्‌ (अव्य०) { भतं +-साति ] पति के अधिकार में, 
“कृता विवाहित हुई । 

भत्सं (चुरा० आ० - भर्त्सयते, कभी २ पर० भी ) 
1. बमकाना, घुइकना 2. झिड़कना, बुरा भला कहना, 
अपशब्द कहना 3. व्यंग्य करना; निस्‌--, 1. झिड- 


कना, निन्दा करना, गाली देना 2. आगे बढ़ जाना, ; 


ग्रहण लगना, लज्जित करना - कु० ३५३, । 

भत्सेकः | भत्स -1-ण्वुल्‌ | घमकी देने वाला, घुड़कने 
वाला ! 

भत्संनस्‌, भत्सेना, भत्सितम्‌ [ भत्स +ल्युट्‌, स्त्रियां टापू, 
क्त था | 1. धमकाना, घुड़कना 2. धमकी, झिड़की 
उ. बुरा भला कहना, गाली देना 4. अभिशाप । 

भर्समम्‌ | भू+-मनिन्‌, नि० नलोपः 
2. साना 3. माभि। 

भर्मष्या [ भर्मन्‌ +- यत्‌ | टाप्‌ ] मजदूरी, भाडा । 


भन्‌ (नपुं०) [ भू-|-मनिन्‌ ] 1. सहारा, संधारण, पालन- * 


पोषण 2. मजदूरी, भाडा 3. सोना 4. सोने का सिक्का 
5. नाभि । 

भल्‌ | (चुरा? आ०--भालयते, भालित) देखना, अवलो- 
कन करना, -नि--, (पर० भी) 1. देखना, अवलो- 
कन करना, प्रत्यक्ष करना, निगाह डालना---निभाल्य 
भूयो निजगौरिमाणं मा नाम मानं सहसैव यासी: 


] 1. मजदूरी, भाड़ा | 


~~भामि० ३।१७६, या-यन्मां न भामिनि निभाल- : 
यसि प्रभातनीलारविन्दमदभ ङ्किपरदेः कटाक्ैः--३।४ ¦ 


गो (म्वा० आ०) दे० 'भल्लू' 

मल्लू (म्वा० आ० भल्लते, भल्लित) 1. वर्णन करना, 
बयान करना, कहता 2. घायल करना, चोट पहुँचाना, 
मार डालना 3. देना । 

अल्लः,-ल्ली-ल्लम्‌ [ भल्ल्‌+-अच्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] एक 
प्रकार का अस्त्र या बाण--क्वचिदाकर्णाविकृष्ट भल्तवर्षी 
रघु ९६६, ४1६३, ७।५८,-ल्लः 1. रीछ 
2. शिव का विशेषण 3. भिलावे का पौधा, (“भल्ली' 
भी) । 

भल्लकः [ भल्ल+-कन्‌ | रीछ । 

भल्लातः, भल्लातकः [ भल्ल्‌ 4-अत्‌ +-अच्‌, भल्लात +-कन्‌] 
भिलावे का पौघा । 

भेह्ल्कः, भल्लूकः [ भत्ल्‌ --ऊक, पक्षे पृषो० ह्वस्वः ] 
1. रीछ, भालू--दधति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूनाम्‌ 
7-उत्तर० २।२१ 2. कुत्ता । 

भव (वि०) | भवत्यस्मात्‌-भू अपादाने अप्‌ ] (समास 
के अन्त में) उदय होता हुआ या उत्पन्न, जन्म लेता 


हुआ,--वबः 1 होना, होने की स्थिति, सत्ता 2. जन्म, 
उत्पत्तिः -भवो हि लोकाम्युदयाय तादृशाम्‌ --रघु० 
३।१४, श० ७1२७ ३. स्रोत, मूल 4. सांसारिक 
अस्तित्व, सांसारिक जीवन, जीवन- -जैसा कि भवा- 
णेव, भवसागर आदि में--कु० २।५१ 5. संसार 
6. कुशल-क्षेम, स्वास्थ्य, समृद्धि 7. श्रेष्ठता, उत्तमता 
8. शिव का नाम - दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी-कु० 
१।२१ ३।७२ 9. देव, देवता 10 अभिग्रहण, प्राप्ति । 
सम०-- अतिग (वि०) सांसारिक जीवन पर विजय 
पाने वाला, वीतराग, अन्तकृत्‌ ब्रह्मा का विशेषण 
--अन्तर्स्मृ दूसरा जीवन (भूत या भावी) पंच० १। 
१२१,--अब्धिः,--अणंवः, - समुद्रः -- सागरः -सिम्धुः 
सांसारिक जीवन रूपी समुद्र, अयना, - नी गंगा 
नदी, - अरण्यम्‌ 'सांसारिक जीवन रूपी जंगल' 'सुन- 
सान संसार, आत्मजः गणेश या कातिकेय का 
विशेषण, उच्छदः सांसारिक जीवन का विनाश 
रघु० १४1५७४, - क्षितिः (स्त्रीश) जन्मस्थान, 
घस्मरः दावानल, जंगल की आग,--छिद्‌ (वि०) 
सांसारिक जीवन के बंधनों को काटने वाला, जन्म 
की पुनरावृत्ति को रोकने वाला--भवच्छिदस्त्र्यम्बक- 
पादपांशवः - का» १,- छेदः पुनर्जन्म का रोकना 
शि० १॥३५,--दारु (नपुं०) देवदारु का वृक्ष,--भूतिः 
एक प्रसिद्ध कवि का नाम, (दे० परि० २) भवभूतेः 
rs रेव भारती भाति, एतत्कृतकारुण्ये 
किमन्यथा रोदिति ग्रावा। आर्या सप्त० ३६, 
“रद (पुं०) अन्त्येष्टि संस्कार के अवसर पर बजने 
वाला ढोल, - बीतिः (स्त्रीश) सांसारिक जीवन से 
छुटकारा--कि० ६।४१। 
भवत्‌ (वि०) (प्त्री०-न्ती) [ भू+-शतृ ] 1. होने वाला, 
घटित होने वाला, घटने वाला 2. वर्तमान--समतीतं 
च भवं च भावि च--रघु० ८।७८, (सावं० वि०) 
(स्त्री-सी) आदरसूचक, या सम्मानसूचक सर्वनाम 
“जिसका अनुवाद हे--'आदरणीय श्रीमन्‌” 'पूज्य 
श्रीमति’ (मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अर्थ 
में बहुघा प्रयुक्त, परन्तु क्रिया अन्य पुरुष की )-अथवा 
कथं भवान्‌ मन्यते-मालवि० १, भवन्त एव जानन्ति 
रघूणां च कुलस्थितिम्‌-उत्तर० ५२३, रघु २।४०, 
३।४८, ५।१६, प्रायः इसके साथ 'अत्र' या 'तत्र' भी 
जोड़ दिया जाता हे (शब्दों को देखो) कभी कभी 'स' 
के साथ लगा दिया जाता हं --यन्मां विघेयविष येसभ- 
वान्नियुक्ते--मा० १।९। 
भवदीय (वि०) [ भवत्‌-छ ] मान्यवर महोदय का, 
आपका, तुम्हारा । 
भबनम्‌ [ मू-ल्युट्‌ ] 1. होना, अस्तित्व 2. उत्पत्ति, 
जन्म 3. आवास, निवास, घर, भवन--अथवा भवन- 


( ७३३ ) 


प्रत्ययात्‌ प्रावष्टोईस्मि- मुच्छ० ३, मेघ० ३२ 
4. स्थान, आवास, आधार जैसा कि अविनयभवनम्‌' 
में पंच० १।१९१ 5. इमारत 6. प्रकृति । सम» 
~~उदरम्‌ घर का मध्यवर्ती भाग,--पतिः,-स्वामिन्‌ 
(पुं०) घर का स्वामी, कुल का पिता । 

भवम्तः,-तिः [ भू०+ झच्‌ (झिच्‌) अन्तादेशः | इस समय, 
वर्तमान काल में । 

भवन्ती | भू +-शत्‌-{-डीप्‌ | गुशवती स्त्री । 

भवानी | भव+-ङीप्‌, आनुक्‌ | शिव की पत्नी या पार्वती 
का नाम --आलम्बताग्रकरमत्र भवो भवान्या:--कि० 
५1२९, कु० ७८४, मेघ० ३६, ४४, । सम० - गुरुः 
हिमालय पर्वत का विशेषण, पतिः शिव का विशेषण 
ला अधिवसति सदा यदेनं जनैरविदितविभवो भवानी- 
पति: कि० ५।२१। 

भवादृक्ष (वि०) (स्त्री० ` क्षी) भवादृश (वि०) भवादृश 
(वि०) (शो) (वि०) आपको भांति, तुम्हारी 
भांति । 

भविक (वि०) (स्त्रीको) 1. दाता, उपयुक्त, उप- 
योगी 2. सुखद, फलता-फूलता हुआ,--कम्‌ संपन्नता, 
कल्याण । 

भवितव्य (वि०) [ भू +-तव्यत्‌ ] होने वाला, घटित होने 
वाला, होनहार (बहुधा भाववाच्य में प्रयोग होता हे 
अर्थात्‌ करणकारक को कर्ता के रूप में तथा किया नपुं०, 
ए० व० में रखकर--त्वया मम सहायेन भवितव्यम्‌ 
-~श० र, गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ --श० ३), 
--व्यम्‌ अवश्यंभावी; भवितव्यं भवत्येव यद्विधेमेनसि 
स्थितम्‌---सुभा० । 

भवितव्यता [ भवितव्य तल +-टाप्‌ ] अनिवायंता, होनी, 
प्रारब्ध, भाग्य -भवितव्यता बलवती-श० ६, सवं ङ्कूषा 
भगवती भवितव्यर्तव --मा० १।२३। 

भवित (वि०) (स्त्री०--त्री) [ भू+-तृच्‌ ] होने वाला, 
भावी- रघु ० ६।५२, कु० १५० । 

भविनः [ भवाय इनः सूर्यः, पृषो० साधुः ] कविः (भवि- 
निन्‌-पुं० भी इसी अर्थ में) । 

भविलः [ भू +-इलच्‌ ] 1. प्रेमी, उपपति 2. लम्पट, 
कामी । 

भविष्णु (वि०) [ भू+-इष्णुच्‌ |= भूष्णु, होने वाला । 

भविष्य (वि०) [ भू) लृट्‌-स्य+-शतृ, पृषो० त्‌ लोपः | 
1. आगे आने वाला 2. भावी; आसन्न, निकटवर्ती, 
--ष्यम्‌ भावी काल, उत्तर काल । सम०- कालः 
भविष्यत्‌ काल,-- ज्ञानम्‌ आगे होने वाली बातों की 
जानकारी,-- पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक 
का नाम । 

भविष्यत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती,-न्ती) भू+लुट्‌ स्य 
-+-शतृ ] होने बाला, आगामी समय में होने वाला । 


सम०--कालः उत्तर काल,-वक्त्‌,-वादिन्‌ (वि०) 
आगे होने वाली घटनाओं को बताने वाला, भविष्य- 
वाणी करने वाला । 
भव्य (वि०) [ भू+-यत्‌ | 1. विद्यमान, होने वाला, 
प्रस्तुत रहने वाला 2. आगे होने बाळा, आने वाले 
समय में घटित होने वाला 3. होनहार 4. उपयुक्त, 
उचित, लायक, योग्य कि० ११।१३ 5. अच्छा, 
बढ़िया, उत्तम 6. शुभ, भाग्यवान्‌, आनन्दप्रद-कु ० 
१२२, कि० ११२, १०।५१ 7. मनोहर, प्रिय, सुन्दर 
8. सौम्य, शान्त, मृदु 9. सत्य,--व्या पार्वतो,-- व्यम्‌ 
1. सत्ता 2. भावी काल 3. परिणाम, फल 4. अच्छा 
फल, समृद्धि--रघु० १७।५३ 5. हड्डी । 
भष्‌ (म्वा० पर० भषति) 1. भौकना, गुर्राना, भूंकना 
2. गाली देना, झिइकना, डाटना --फटकारना, 
धमकाना । 
भषः, भषकः | भष्‌ +-अच्‌, बवून्‌ वा | कुत्ता । 
भषणः | भष्‌--ल्युट्‌ | कुत्ता, णम्‌ कुत्ते का भौंकना, 
गुर्राना । 
भसद्‌ (पुं) [ भस्‌+अदि ] 1. सूर्य 2. माँस 3. एक 
प्रकार दीं बत्तत 4. समय 5. डोंगी 6. पिछला भाग 
(स्त्री? और नपुं ० भी) 7. योनि । 
भसनः [ भस्‌ +-ल्युट्‌ | मधुमक्खी । 
भसन्तः | भस्‌ +-झच्‌, अन्तादेशः | काल, समय । 
भसित (वि०) [ भस्‌ +-क्त ] जल कर भस्म बना हुआ, 
--तम्‌ भस्म भामि० १।८४। 
भस्त्रका, भस्त्रा, भस्त्रिः (स्त्री) | भस्‌ ¬- ष्ठून्‌ ‡ कन्‌ 
+टापू, भस्त्र + टाप्‌+-भस्त्र+-इञ्ञ्‌ | 1. धौंकनी 
2, जल भरने के लिए चमड़ का पात्र, मशक 3. चमड़े 
का थला, झोली । 


भस्सकम्‌ | भस्मन्‌ +कन्‌ ] 1. सोना या चांदी 2. एक 
रोग जिस में जो कुछ खाया जाय तुरंत पचा जैसा 
ज्ञात हो (परन्तु वस्तुतः पचता नहीं) और तीब्र 
भूख लगे रहना 3. आँखों का एक रोग । 

भस्मन्‌ (नपु०) | भस्‌ +-मनिन्‌ | 1 राख-- (कल्पते) 
-ध्रुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये-कु० ५।७९ 2. विभूति 
या पवित्र राख (जो शरीर में मलो जाती ह), 
(भस्मनि हु राख में जाहुति देना अर्थात्‌ व्यर्थ कार्य 
करना,--भस्माकू, भस्मीकू, जला कर राख करना, 
भस्मीभू जल कर राख हो जाना --भस्मीभूतस्य देहस्य 
पुनरागमनं कुतः सर्वे) । सम०-- अग्निः भोजन 
के जल्दी पच जाने से तीव्र भूख का लगे रहना, 
"अवशेष (वि०) जो केवल राख के रूप में रह 
जाय--कु० ३।७२,- आह्वयः कपूर, - उद्धूलनम्‌ 
- गुष्ठनम्‌ शरीर पर राख मलना भस्मोद्घूलन 
भद्रमस्तु भवते काव्य» १०,-कारः घोबी,--कृटः 


४ 


( ७३४ ) 


राख का ढेर,-गन्धाः,-गन्धिका,-गन्धिनी एक प्रकार का 
गंघद्रव्य, - तुलम्‌, 1. कुहरा, हिम 2. घूल की बौछार 
3. गाँवों का समूह,--प्रियः शिव का विशेषण,-रोग 
एक प्रकार की बीमारी-तु० भस्माग्नि,- लेपनम्‌ 
शरीर पर राख मलना, - विधिः राख से किया जाने 
वाला अनुष्ठात,--वेधकः कपूर, --स्नानम्‌ राख मल 
कर निर्मल करना । 

भस्मता [भस्मत्‌-|-तल्‌--टाप्‌] राख का होना । 

भस्मसात्‌ (अव्य०) [भस्मन्‌-+साति] राख की स्थिति म 
कु जलाकर राख कर देना । 


भा (अदा० पर०-भाति, भात, प्रेर० भापयति-ते, इच्छा ० 
बिभासति) चमकना, उज्ज्वल होना, चमकदार या 
चमकीला होना-- पंडूंविना सरो भाति सद: खलजनै- 
विना, कदुवर्णेविना काव्यं मानसं विषयेविना-भामि० 
१।११६, समतीत्य भाति जगती जगती--कि० ५।२५, 
रघु० ३1१८ 2. दिखाई देना, प्रतीत होना -बुभुक्षितं 
न प्रतिभाति किचित्‌-महाभाष्य 3. होना, विद्यमान 
होना 4. इतराना, अभि--,चमकना--दिवि स्थितिः 
सूर्य इवाभिभाति-महा०, आ-,1. चमकना, जगगगाना, 
शानदार प्रतीत होना--नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सर्त्पात 
तमोनुदं दक्षसुता इवाबभु:--रघु० ३।३३ 2. दिखाई 
देना, प्रकट होना -रघु० ५।१५, ७०, १३।१४ 
निसू--,1. चमक उठना, जगमगाना -अक्षबीजवलयेन 
निर्बभौ --रघु० ११।६६ 2. प्रगति करना, उन्नति 
करना, विचारों में आये बढ़ना--वेदाद्धमों हि निबेभो 
-¬-मनु० ५।४४, २1१०, प्र-, 1. प्रकट होना 2. चम- 
कना, प्रकाशित होने लगना, प्रभात काल होना 
प्रभातारजनी श० ४, प्रभात॑कल्पा शशिनेव श्री 
-रघु० २।३, प्रति-, 1 चमकना, चमकदार या 
चमकीला प्रकट होना--प्रतिभान्त्यद्य वनानि केतका- 
नाम्‌ -घट० १५ 2. इतराना, बनना 3. दिखाई देना, 
प्रकट होना-स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे--श ० 
२।९, रघु० २।४७, कु० ५३८, ६।५४ 4 सूझना, 
मन में आना-- नोत्तरं प्रतिभाति मे, वि-, 1. चमकना 
-भतृं० २७१ 2. दिखाई देना, प्रकट होना, व्यति-- 
(आ०) बहुत चमकना, जगमगाना - अपि लोकयुगं 
दृशावपि श्रुतदृष्टा रमणीगृणा अपि श्रुतिमामितया 
दमस्वसुव्येतिभाते नितरां घरापते-न० २।२२, 
(यहाँ किया इसी प्रकार 'युगम्‌*, 'दृशौ' ओर 'गुणा 
के साथ भी बन सकती है--तु० पा० १।३।१४) । 

भा [भा+अङ + टाप्‌] 1. प्रकाश, आभा, कान्ति, सौन्दर्य 
तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः--उद्धट 
2. छाया, प्रतिबिब । सम०--कोझः-्ः सूर्य, गणः 
तारापूज, तारकावली,--निक्करः प्रकाशपुंज, किरणों 
का समूह,-नेमिः सूयं,-मंडलम्‌ प्रभामंडल तेजोमंडल । 


भाकर दे० भास्कर 'भास्‌' के अन्तर्गत ! 

भाक्त (वि०) [भिक्त-अण्‌] 1. जो नियमित रूप से 
दूसरे से भोजन पाता हो, पराश्रित, सेवा के लिए 
प्रतिधृत अर्थात्‌ अनुजीवी 2. भोजन के योग्य 3. घटिया, 
गौण (विप० मुख्य) 4. गौण अर्थ में प्रयुक्त । 

भाक्तिकः [भक्त ।-ठक्‌] अनुजीवी, पराश्रयी । 

भाक्ष (वि०) (स्त्री०-क्षो)[मक्षात-अण्‌] पेट, भोजनभट्ठ । 

भागः [भज्‌ -घञ्ञ्‌] 1. खण्ड, अंश, हिस्सा, प्रभाग, 
टुकड़ा जैसा कि भागहर, भागशः आदि में 2. नियतन, 
वितरण, विभाजन 3. भाग्य, किस्मत - निर्माणभागः 
परिणत:--उत्तर० ४ 4. किसी पूर्ण का एक खण्ड 
भिन्न 5. किसी भिन्न का अंश 6. चौथाई, चतर्थ भाग 
7. किसी वृत्त की परिधि का ३६० वां घात या अंश 
8. राशिचक्र का तीसबाँ अंश 9. लब्धि 10, कक्ष, 
अन्तराल, जगहे, क्षेत्र, स्थान --रघु० १८।४७। 
सम्‌० - अह (वि०) दाय या पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा 
पाने का अधिकारी, . कल्पना हिस्सों का विभाजन, 
जालिः (स्त्रीश) (गणि० में) भिन्न राशियों 
के घटा कर हर समान करना,-धेयभ्‌ 1. हिस्सा, 
खण्ड, अंश नीवारभागधेयोचितेमंगँः - रघ॒० १।५० 
2. किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध 3. अच्छी किस्मत, सौभाग्य 
~ तद्भागधेयं परमं पशूनां -भर्तृ० २।१२ 4. सम्पत्ति 
5. आनन्द, (यः) 1. कर--श० २ 2. उत्तराधिकारी, 
भाज्‌ (वि०) स्वार्थपर, हिस्सेदार, साझीदार, ---भज 
(पुं) राजा, प्रभु,--रक्षणा लक्षणा शब्दशक्ति का 
एक भेद या शब्द का गौण प्रयोग जिससे शब्द अपने 
अर्थ को अंशत: रखता है तथा अंशात: खो देता है 
'जहदजहल्लक्षणा' भी इसे ही कहते हैं--उदा० 
सोऽयं देवदत्तः, - हरः 1. सहउत्तराधिकारी 2. (गणि० 
में) भाग या तकसीम, - हारः (गणि० में) भाग । 


भागवत (वि०) (स्त्री०-ती) [भगवतः भगवत्या वा 
इदं सोऽस्य देवता वा अण्‌] 1. विष्णु से संबंध रखने 
वाला या विष्णु की पूजा करने वाला 2. देवता संबंधी 
3. पवित्र, दिव्य, पुण्यशील, तः विष्णु या कृष्ण का 
अनुचर अथवा भकत, तम्‌ अठारह पुराणों में से 
एक ! 

भागशस्‌ (अव्य०) [भाग+-शस्‌] 1. खण्डों में या अंशो में, 
खण्ड खण्ड करके 2. हिस्से के अनुसार । 

भागिक (वि०) [भाग+-ठन्‌] 1. खण्ड सम्बन्धी 2. खण्ड 
बनाने वाला 3. भिन्न सम्बन्धी 4. ब्याज वहन करने 
वाला (भागिकं शतम्‌) सौ में से एक भाग अर्थात्‌ 
एक प्रतिशत”, इस प्रकार भागिक्‌ विशतिः आदि) 

भागिन्‌ (वि०) [भज्‌ +-घिन्‌ण्‌] 1. हिस्से या भागों से 
युक्त 2. हिस्सा रखने वाला, हिस्सेदार 3. हिस्सा लेने 
वाला, भाग लेने वाला, साथी यथा दुःख 


( ७३५ ) 


4. सम्बन्धित, ग्रस्त 5. अधिकृतघारी, स्वामी--मनु० 
९१५३ 6. हिस्से का अधिकारी- मनु० ९1१६५, 
याहू २१२५ 7. भाग्ययान्‌, किस्मत वाला 
8. घटिया, गौण । 

भागिनेयः [भगिनी +-ढक्‌ | बहन का पुत्र, भानजा,--यी 
भानजी । 

भांगोरथी [भगीरथ--अणू--डीप्‌] 1. गंगा नदी का 
नासान्तर-- भागीरथी निझेरशोकराणाम्‌ - कु० ११५ 
2. गंगा की तीन मुख्य शाखाओं में एक । 

भाग्यम्‌ [भज्‌्--ण्यत्‌] 1. किस्मत, प्रारब्ध, तकदीर, 
सौभाग्यः या देव--स्त्रियाइचरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो 
न जानाति कुतो मनुष्यः सुभा० (बहुधा ब० व9 में) 
श० ५।३० 2. अच्छा भाग्य या किस्मत - रघु० 
३।१३ 3. समृद्धि, सम्पन्नता-भास्येष्वनुत्सेकिनी श० 
४।१७ 4. आनन्द, कल्याण । सम० - आयत्त (वि०) 
भाग्य पर आश्रित-भाग्यायत्तमतः परम्‌ - श० ४।१६; 
उदयः सौभाग्य का प्रभात, भाग्यशाली घटना, 
--क्रमः भाग्य की चाल, किस्मत का फेर- भाग्य 
क्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति -मुच्छ० १।१३, 
“योगः भाग्य की बेला, किस्मत का मेल,--विप्लव: 
बुरी किस्मत, दुर्भाग्य-रघु ० ८1४७, --वक्षात्‌ (अव्य °) 
विधि की इच्छा से, भाग्य से, किस्मत से, भाग्यवश । 

भाग्यवत्‌ (वि०) [भाग्य+मतुप] 1. भाग्यशाली, 
सौभाग्यसम्पन्न, आनन्दित 2. समृद्धशाली । 

भाड़ (वि०) (स्त्रीश गी) [भङ्गाञ-अण्‌] पटसन से 
निर्मित, सन का बना हुआ । 

भाङ्ककः [भाड्ग-|-कन्‌] फटा पुराना कपड़ा, जीणे शीण, 
चिथड़ा । 

भाङगीनम्‌ [भङ्गाया भवनं क्षेत्रम्‌ - खडा | सन या पटसन 
का खत । 

भाज्‌ (चुरा० उभ०) बाँटना, वितरित करना, दे० 'भजू' 
प्रर० । 

भाज्‌ (वि०) [भाज्‌ +-क्विप्‌] (प्रायः समास के अन्त में) 
1. हिस्सेदार, साथी, भागी .2. रखने वाला, उपभोग 
करने वाला, अधिकार करने वाला, प्राप्त करने वाला 
सुख”, रिक्थ? 3. अधिकारी 4. भावुक, अनुभव करने 
वाला, सचेतन 5. अनुरक्त 6. रहने वाला, आवासी, 
निवास करने वाला यथा 'कुहरभाज्‌' 7. जाने*वाला, 
सहारा लेने वाला, खोजने वाला 8. पूजा करने वाला 
9. भाग्य में बदा हुआ 10. अवश्यंकरणीय, कर्तव्य 
- भट्टि ३।२१ । 

साजकः [भाज्‌ +-ण्वृल्‌] 1. बांटने वाला 2. (गणि० में) 
वह्‌ अंक जिससे भाग किया जाय । 

भाजनम्‌ [भाज्यतेऽनेन भाज्‌+-ल्युट्‌] 1. हिस्से बनाना 
बांटना 2. (अंक में) भाग 3, पात्र, बर्तन, प्याला, 


थाली - पुष्पभाजनम्‌ -श० ४, रधु ५।२२ 
4. (आलं०) आघार, ग्रहण करने वाला, आशय--स 
श्रियो भाजनं नरः - पंच० १॥४३,-- कल्याणानां 
त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूर्ते - मा० १।३, उत्तर० 
३1१५, मालवि० ५।८ 5. योग्य या पात्र, योग्य पदार्थ 
या व्यक्ति-भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ 
--का० १०८ 6. प्रतिनिधान 7. ६४ पलों की माप । 

भाजितम्‌ [भाज्‌ +-क्त] हिस्सा, अंश । 

भाजी [भाज्‌+-घञ्‌ + ङीष्‌] चावल, भात का मांड, 
दलिया । 

भाज्यम्‌ [भाज्‌--ण्यत्‌] 1. अंश, हिस्सा, दाय, 3: (अंक में) 
लाभांश । 

भाटस, भाटकम्‌ [ भट्‌+-घञा,, ण्वुल वा ] मजदूरी, भाड़ा, 
किराया । 

भाटिः (स्त्रीश) [ भट्‌-णिन्‌+ इज, ] 
भाड़ा, 2. वेश्या की कमाई । 

भाट्टः [ भट्ट --अण्‌ | भट्ट का अनुयायी, कुमारिल भट्ट 
द्वारा स्थापित मीमांसादशंन के सिद्धांतों का अनुयायी । 

भाणः [ भण्‌+-घञ्ञ्‌ ] नाटयकाव्य का एक भेद; इसमें 
केवल रंगमंच पर एक ही पात्र होता हे, जो अन्त- 
वादियों के स्थान को आकाशभाषित का यथेष्ट प्रयोग 
करके पूरा कर देता है--भाण: स्यादूर्तचरितो नाना- 
वस्थान्तरात्मकः, एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो 
विट: सा० द० ५१३, आगे के श्‍लोक भी देखिये, 
उदा० बसंततिलक, मुकुंदानन्द, लीलामघुकर आदि । 

भाणकः [ भण्‌ - ण्वुल ] उद्घोषक, घोषणा करने वाला । 


भाण्डम्‌ [ भाण्ड्‌ +अच्‌, भण्‌-ड स्वार्थं अण्‌ वा-तारा० ] 
1. पात्र, बर्तन, बासन (थाली, कटोरी गिलास 
आदि) -- नीलभांडम्‌ 'नील रखने का मटका' इसी 
प्रकार 'क्षीरभांडम्‌' 'दूध की हांडी' सुरा”, मद्य 
आदि, 2. संदूक, ट्रंक, पेटी, संदूकची - क्षुरभांड 
पंच० १ 3. औजार या उपकरण, यंत्र 4. संगीत- 
उपकरण 5. सामान, बतंन, माल, पण्यसामग्री, दुकान- 
दार की वाणिज्यवस्तु--मथृरागामीनि भाण्डानि-पंच ० 
१ 6. माल की गाँठ 7. (आलं०) कोई भी मूल्यवान्‌ 
संपत्ति, निधि--शान्तं वा रघुनन्दने तदुभयं तत्पुत्र- 
भाण्डं हिमे उत्तर० ४२४ 8. नदी का तल 9. घोड़े 
की जीन या साज 10. भंडेती, मसखरापन,-- भण्डाः 
(पुंळबन्व०) बर्तन, पण्यसामग्री । सम० अ (आ) गार, 
स्म्‌ भंडारघर, सामान का कोठा (झा० जहाँ घर 
का सामान और बर्तन आदि रक्खे जाते है) - भांडा- 
गाराष्यकृत विदुषां सा स्वयं भोगभाजि--विक्रमांक० 
१८।४५ 2. कोष, ज्ञान” 3. संग्रह, गोदाम, भंडार, 
-“पतिः सौदागर,-पुटः नाई,-प्रतिभाण्डकम्‌ विनिमय, 
सामान की अदलाबदली की संगणना,--भरकः बर्तन 


1. मजदूरी, 


(. ७२६ ) 


की अन्तरवस्तु, - मूल्यम्‌ बतंनों के रूप में पूंजी,---झाला 
गोदाम, भण्डार । 

भाण्डकः,-कम्‌ [ भाण्ड-|-कन्‌ ] छोटा बर्तन, कटोरा,-कम्‌ 
माल, पण्यसामग्री, बर्तन । 

भाण्डारम्‌ [ भण्ड 4-ऋ-अण्‌ ] गोदाम, भण्डार । 

भाण्डारिन्‌ (पु०) | आण्डार--इनि ] गोदाम या भंडार 
का रखवाला । 

भाण्डिः (स्त्रीऽ) [भण्ड--इन्‌ पृषो ० साघुः] उस्तरे का घर, 
पेटी । सम० - वाहः नाई,--शाला नाई की दुकान । 

भाण्डिकः,-लः [ भाण्ड {-ठन्‌, भांडिञ-लच्‌ | नाई । 

भाण्डिका [भाष्डि :-कन्‌ +-टाप्‌] उपकरण, औजार, यन्त्र । 

भाण्डिनी [ भाण्ड +-इनि +-डीप्‌ ] पेटी, टोकरी । 

भाण्डीरः [ भण्ड्‌--ईरच्‌, पृषो० साधु: | बड़ का या गूलर 
का वृक्ष । 

भात (भू० क० कु०) [ भाक्त ] चमकता हुआ, जग- 
मयाता हुआ, चमकीला,--तः उषःकाल, प्रभात, 
प्रातःकाल । 

भातिः (स्त्री०) [ भा-+-क्तिन्‌ ] 1. प्रकाश, चमक, कान्ति, 
आभा 2. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान या प्रतीति । 

भातुः | भा+तुन्‌ | सूर्य । 

भाद्रः, भाद्रपद: [ भाद्रपदी वा पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे 
भाद्री (भाद्रषदी) +-अण्‌ ] चांद्रवर्ष के एक मास का 
नाम (अगस्त और सितम्बर के मास में आने वाला), 
~¬ काः (स्त्री०-ब० व०) पच्चौसवाँ और छब्बीसवाँ 
नक्षत्र (पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा) । 

भाद्रपदी, भारी | भाद्रपद]-डीष्‌, भद्राञ-अण्‌-+-डीष्‌ ] 
भाद्रपद मास की पूर्णिमा । 

भाद्रमातुरः [ भद्रमातुरपत्यम्‌ --भद्रमात्‌ + अण्‌, उकारा- 
देशः | सती साध्वी माता का पुत्र । 

भानम्‌ | भा भावे ल्युट्‌ | 1. प्रकट होना, दृश्यमान 
2. प्रकाश, कान्ति 3. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान । 

भानुः | भा+नु | 1. प्रकाश, कान्ति, चमक 2. प्रकाश- 
किरण-मण्डिताखिलदिकप्रान्ताइचण्डांशोः पान्तु भानवः 
-भामि० १।१२९, शि० २।५३,मनु० ८।१३२ 3. सुय, 

भानु: सकृद्युक्ततुरंग एव--श० ५।४, भीमभानो 

निदाघे--भामि० १।३० 4. सौन्दयं 5. दिन 6. राजा, 
राजकुमार, प्रभु 7. शिव का विशेषण--स्त्री० सुन्दर 
स्त्री। सम० केश (स) रः सूर्य,--जः झनिग्रह 
--दिनम्‌, -वारः रविवार, इतवार । 

भानुमत्‌ (वि०) [भानु+-मतुप्‌] 1. ज्योतिर्मान्‌, चमकीला, 
जगमग करता हुआ 2. सुन्दर, मनोहर-पुं० सूर्य कु० 


३।६५, रघु० ६।३६ ऋतु० ५१२, तो दुर्योधन की 
पत्नी का नाम । 
भामिनी | भाम्‌ +णिनि-+छीपू | 1. सुन्दर तरुणी, 


कामिनी -रघु० ८२८ 2. कामुकी स्त्री (बहुत प्यार 


के कारण ऐसी स्वी के लिए 'चंडी' शब्द भी प्रयुक्त 
हुआ है)-उपचीयत एव कापि शोभा प्रितो भामिनि 
ते मुखस्य नित्यम्‌--भामि० २१ । 

भारः [ भृ +घञ्ग्‌ ] 1. बोझ, वजन, तोल (आल से 
भी) कुचभारानमिता न योषित:--भते० ३।२७, इसी 
प्रकार -श्रोणीभार--मेघ० ८२, भारः कायो जीवितं 
बज्रकीलम्‌--मा० ९1३७, 2. (आक्रमण आदि का) 
धक्का, (युद्ध आदि का) अत्यन्त घिचपिच भाग 

उत्तर० ५।५ 3. अतिरेक, मार या उड्डान --रधु० 

१४।६८ 4. श्रम, मेहनत, आयास 5. राशि, बड़ी मात्रा 
>-कच”, जटा? 6. २००० पल सोने के तोळ के 
बराबर 7. बोझा ढोने के लिए जूआ । सम ०-आक्रान्त 
(वि०) बोझ से अत्यन्त दबा हुआ, अधिक बोझा 
लिए हुए,--उद्दहृः कुली, बोझा ढोने वाला, उपजीब- 
नम्‌ बोझा ढोकर जीवन-यापन करना, कुली का 
जीवन,-यष्टिः बोझ उड़ाने की लकड़ी,---बाह (वि०) 
(स्त्री ०-भारोही), बोझा ढोने वाला, बाहः बोझा ले 
जाने वाला, कुली,--वाहनः बोझा ढोने वाला जानवर 
(नम्‌) गाड़ी, मालगाड़ी का डिब्बा, वाहिकः कुली, 
--सह (विऽ) जो अधिक बोझा उठा सके, (अतः) 
बहुत मजबूत, बलवान्‌, हरः, हारः बोझा ढोने 
वाला, कुली, - हारिन्‌ (पुं०) कृष्ण का विशेषण । 

भारण्डः [ ? ] एक प्रकार का काल्पनिक पक्षी जिसका 
वर्णन केवल कहानियों में पाया जाता है ('भारंड” 
भी ) पंच० ५1१०२ । 

भारत (वि०) (स्त्री० - ती ) [ भरत +-अण्‌ ] भरत से 
संबन्ध रखने वाला या भरत की सन्तान,-तः 1. भरत 
की सन्तान 2. भारतवर्ष या हिन्दुस्तान का निवासी 
3. अभिनेता, तम्‌ 1. भरत का देश, भारत शि० 
१४।५ 2. संस्कृत में लिखा हुआ एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
महाकाव्य जिसमें अनन्त उपास्यानों के साथ भरतवंशी 
राजाओं का इतिहास पाया जाता हे (व्यास या कृष्ण- 
द्वैपायन इसके रचयिता माने जाते हें परन्तु यह जिस 
विशाल रूप में आज मिलता हे निश्चित रूप से अनेक 
व्यक्तियों की रचना है) श्रवणांजलिपुटपेयं विरचित- 
वान्‌ भारताख्यममृतं यः, तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वेपा- 
यूनं बंदे---वेणी ० १।४, व्यासगिरां निर्यासं सारं 
बिश्वस्य भारतं वन्दे, भूषणतयेव संज्ञां यर्दाङ्कूतां 
भारती वहति . आर्या० ३१,-तौ वाणी, वाच्य, वचन, 
वाणी-प्रवाह भारतीनिर्घोषः --उत्तर० ३, तमर्थमिव 
भारत्या सुतया योक्तुमहसि-कु० ६।७९ नर्वरसरुचिरां 
निर्मितिमादधती भारती कवेजेयति--काव्व० १ 
2. वाणी की देवता, सरस्वती 3. विशेष प्रकार की 
शेली आरती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः-- 
सा० द० २८५ 4. लवा, बटेर । 


( ७३७ ) 


भारद्वाजः [ भरद्वाजस्यापत्यम्‌--अण्‌ ] 1. कौरव पांडवों 
की सैनिक शिक्षा के आचार्य गुरु द्रोण 2. अगख्स्य 


का नामान्तर 3. मङ्गलग्रह 4. चातक पक्षी,--जम्‌ ¦ 


हड्डी । 

भारवः [ भारं वाति--वा--क ] धनुष की डोरी । 

भारविः [ ? ) किरातार्जुनीय नामक संस्कृतकाव्य के 
रचयिता, --तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः, 
उदिते च पुनर्माघे भारवेर्भा रवेरिव, भारवेरर्थगौरवम्‌ 
उद्भट । 

भारिः [ इभस्य अरिः पृपो० साधु: | सिह । 

भारिक, भारिन्‌ (वि०) [ भार-ठक्‌, इनि वा ] भारी 

-पुं बोझा ढोने वाला, कुली । 
र्गः [ भर्ग+अण्‌ | भर्ग देश का राजा । 

भार्गवः [ भृगोरपत्यम्‌ अण्‌ ] 1. शुक्राचार्य, शुक्रग्रह का 
शास्ता और असुरों का आचार्य 2. परशुराम, दे० 
परशुराम 3. शिव का विशेषण 4. घनुर्धर 5. हाथी । 
सम० -- प्रियः हीरा । 

भार्गवी [ भार्गव|-डीप्‌ ] 1. दूब 2. लक्ष्मी का विशेषण । 

भायः | भू--ण्यत्‌ ] सेवक, पराश्रयी (भरण-पोषण किये 
जाने के योग्य) । 

भार्या [भर्तृ योग्या +-भार्य+-टाप्‌] 1. धर्मपत्नी -सा भार्या 
या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या 
पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता-हि० १।१९६ 
2. मादा जानवर । सम ०--आट (वि०) अपनी पत्नी 
के वेश्यापन से जीवन निर्वाह करने वाला,--ऊढ (वि०) 
विवाहित (पुरुष) -भायोंढं तमवज्ञाय--भट्टि ० ४१५, 
--जितः पत्नी से प्रभावित पति, जोरू का गुलाम । 

भार्याूः [ भार्या --ऋ--उण्‌ ] 1. एक प्रकार का मृग 
2. उस बालक का पिता जो अन्य पुरुष की पत्नी से 
उत्पन्न हो । 


भालम्‌ [ भा+लच्‌ ] मस्तक, ललाट- यद्धात्रा निजभाल- 
पट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनमू--भतृ ० २।४९, (स्मर- 
स्य) वपुः सद्यो भालानलभसितजालास्पदमभूत्‌-भामि० 
१।८४ 2. प्रकाश 3. अंधकार । सम० - अङ्कः 1. भाग्य- 
वान्‌ पुरुष जिसके मस्तक पर भाग्य रेखा विराजमान 
हे 2. शिव का विशेषण 3. आरा 4. कछुवा, चन्द्र 
1. शिव का विशेषण 2. गणेश का विशेषण,-_-दर्शनम्‌ 
सिदूर,-- दक्षिन्‌ (वि०) “मस्तक या ललाट को देखने 
वाला' अर्थात्‌ वह नौकर जो अपने स्वामी की इच्छाओं 
के प्रति सावधान रहता है, --दृशू (पुं०) -लोचनः 
शिव का विशेषण, -- ष्टुः, हुम्‌ मस्तक, ललाट । 

भालः [ भृञ-उण्‌, वृद्धिः, रस्य लः ] सूर्य । 

भालुक, भालूक, भाल्लुक, भाल्लूक | भलते हिनस्ति प्राणिनः 
--भलू +उक (ऊक) अण्‌, भल्लु (ल्ळू)+क 
अण | रीछ, भालू । 


९३ 


भावः [ भू भावे घडा, ] 1. होना, सत्ता, अस्तित्व--नासतो 


विद्यते भावः भग० २।१६ 2. होना, घटित होना, 
घटना 3. स्थिति, अवस्था, होने की अवस्था--लता- 
भावेन परिणतमस्या रूपम्‌ - विक्रम० ४; कातरभावः, 
विवर्णभावः आदि 4. रीति, ढंग 5. दर्जा, स्थिति, पद, 
हेसियत-देवीभावं गमिता -काव्य० १०, इसी प्रकार 
प्रेष्यभावम्‌, किकरभावम्‌ 6. (क) यथार्थं दशा या 
स्थिति, यथार्थता, वास्तविकता भग० १०१८ (ख) 
निष्कपटता, भक्ति--त्वयि मे भावनिबन्धना रति 
--रघु० ८।५२, २।२६ 7. सहज गुण, चित्तवृत्ति, 
प्रकृति, स्वभाव--उत्तर० ६1१४ 8. झुकाव या मनो- 
वृत्ति, भावना, विचार, मत, कल्पना--पंच० ३।४३ 
मनु० ८२५ ४।६५ 9. भावना, संवेग, रस या मनो- 
भाव - एको भावः-  पंच० ३।६६, कु० ६।९५, 
(नाट्य विज्ञान या काव्यरचना में भाव बहुधा दो 
प्रकार के होते हैँ- प्रधान या स्थायीभाव, तथा गौण 
या व्यभिचारिभाव । स्थायिभाव गिनती में आठ या 
नौ हैं, तदनुसार अपने २ स्थायिभाव से युक्त रस भी 
आठ यानौ हैँ। व्यभिचारिभाव गिनती में तेतीस या 
चौतीस है तथा स्थायिभावों का विकास करने एवं 
संवर्धन करने में सहायक होते हैँ, इनके कुछ भेदों की 
परिभाषा तथा गिनती के लिए--रंस० का प्रथम 
आनन या काव्य० का चौथा समुल्लास देखो) 10. प्रेम, 
स्नेह, अनुराग--6न्द्वानि भावं क्रियया विवन्रुः-- कु० 
३।३५, रघु० ६।३६ 11. अभिप्राय, प्रयोजन, सारांश, 
आशय; इति भावः (प्रायः भाष्यकारो द्वारा प्रयुक्त) 
12. अर्थ, आशय, तात्पर्य, व्यंजना मा० १।२५ 
13. प्रस्ताव, संकल्प 14. हृदय, आत्मा, मन-तयोविवृत- 
भावत्वात्‌--भा० १।१२, भग० १८।१६ 15. विद्यमान 
पदार्थ, वस्तु, चीज, तत्त्वार्थ,-जगति जयिनस्ते ते भावा 


नवन्दुकलादयः--मा० १।१७, ३६, रघु० ३।४१, 
उत्तर० ३।३२ 16. प्राणी, जीवधारी जन्तु 17. भाव- 
मय मनन, चिन्तन (=भावना) 18. आचरण, गतिः 
विधि, हावभाव 19. प्रीति द्योतक हावभाव या रस 
की अभिव्यक्ति, प्रेम संकेत--श० २।१ 20. जन्म, 
21. संसार, विश्व 22. गर्भाशय 23. इच्छाशक्ति 
24. अतिमानव शक्ति 25. उपदेश, अनुदेश 26. (नाटकों 
में) विद्वान्‌ और सम्माननीय व्यक्ति, योग्य पुरुष 
(संबोधनशब्द)-भाव अयमस्मि -- विक्रम० १, तां खलू 
भावेन तथैव सर्वे वर्ग्या: पाटिताः-मा० १ 27. (व्या० 
में) भाववाचक संज्ञा का आशय, भावात्मक विचार 
-~भावे क्तः 28. भाववाच्य 29. (ज्योतिः- में) 
जन्मकुंडली के स्थान 30. नक्षत्र । सम०--अनुग (वि०) 
स्वाभाविक, (गा) छाया,--अन्तरम्‌ भिन्न स्थिति 
- अर्थः 1. स्पष्ट अर्थ या ध्वनि (किसी शब्द या 


भावन (वि०) 


( ७३८ ) 


पदोच्चय की) 2. विषय-सामग्री,- आकूतम्‌ मन के | 
(गुप्त) विचार -अमरु ४, -- आत्मक (वि०) वास्त- ! 
विक, यथार्थ,--आभासः भावना का अनुकरण, बनावटी 
या मिथ्या संवेग, आलीना छाया, -- एकरस (वि०) 
केवल (निष्कपट) प्रेम के रस से प्रभावित - कु० 
५1८२, -गम्भोरम्‌ (अव्य०) 1. हृदय से, हृदयतल से 
2. गंभीरता के साथ, संजीदगी से,-- गम्य (वि०) मन 
से जाना हुआ-मेघ० ८५,-- ग्राहिन्‌ (वि०) 1. आशय 
को समझने वाला 2. मतोभाव की कदर करने 
वाला,--जः कामदेव,--ज्ञ ~ विद्‌ (वि०) हृदय को 
जानने वाला,--दशिन्‌ (वि०) दे० “भालदशिन्‌', 
-ण्बन्धन (वि०) हृदय को मुग्ध करने वाला या बांधने 
वाला, हृदयों की कड़ी को जोड़ने बाला--रघु० 
३1२४,-- बोधक (वि०) किसी भी भावना को प्रकट 
करने वाला, -सिश्रः योग्य व्यक्ति, सज्जन पुरुष 
(नाटकों में प्रयुक्त), . रूप (वि०) वास्तविक, यथार्थ, 
+वचनम्‌ भावात्मक विचार को प्रकट करने वाला, 
क्रिया की भावाशयता को वहन करने वाला, वाचकम्‌ 
भाववाचक संज्ञा,-- शबलत्वम्‌ नाना प्रकार के संवेगों 
और भावों का मिश्रण (भावानां बाध्यबाधकभाव- 
मापन्नानामुदासीनानां वा व्यामिश्रणम्‌-रस० तद्गत 
उदाहरण दे०),- शून्य (वि०) यथार्थ प्रेम से रहित, 
~सन्धिः दो संवेगों का मेल या सह-अस्तित्व-- (भाव- 
सन्धि रन्योन्यानभि भूत यो रन्योन्याभि भावनयोग्ययोः 
सामानाधिकरण्यम्‌ --रस॒० दे० तद्गत उदाहरण), 
--समाहित (वि०) भावमनस्क, भक्‍त,-सर्गः मानसिक 
सृष्टि अर्थात्‌ मानव की मनरशक्तियों की सृष्टि और 
उनका प्रभाव (विप० भौतिक सर्ग या भौतिक सुष्टि), 
--स्थ (वि०) आसक्त, अनुरक्त, कु० ५।५८,-स्थिर 
(वि०) मन में दृहतापूवंक जमा हुआ--श० ५।२, 
स्निग्ध (वि०) स्नेहसिक्त, सत्यनिष्ठ पूर्वक 
आसक्त--पंच ० १1२८५ । 


भावक (वि०) [ भू+णिच्‌-+-प्वुल्‌ | 1. उत्पादक, प्रका- 


शक 2. कल्याणकारक 3. उत्प्रेक्षक, कल्पना करने 
वाला 4. उदात्त और सुन्दर भावनाओं के प्रति रुचि 
रखने वाला, काव्यपरकरुचि रखने वाला,-कः 1. भावना 
मनोभाव 2. मनोभावों (विशेष कर प्रेम के) को 
बाहर प्रकट करना । 

(सत्री०--नी) [ भू+णिच्‌-+ल्युद्‌ ] 
उत्पादक--दे० ऊ० भावक, - नः 1. निमित्तकारण 
2. सृष्टिकर्ता--मा० ९1४ 3. शिव का विशेपण-नम्‌ | 
नाना 1. पैदा करना, प्रकट करना 2. किसी के हितों 
को अनुप्राणित करना 3. संप्रत्यय, कल्पना, उत्प्रेक्षा, 
विचार, धारणा ---मबुरिपुरहमिति भावनशीला-गीत० 
६. या भावनया त्वयि लीना-४, पंच० ३1१६२ 4. भवित 


भावना, तिष्ठा पंच० ५1१०५ 5. मनन, अनुध्यान, 
भावात्मक चितन 6. कल्पना, प्राक्‌-कल्पना 7. निरी- 
क्षण, गवेषणा 8. विश्चयत, निर्धारण-याज्ञ० २।१४९ 
9. याद करना, प्रत्यास्मरण 10. प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्ञान 
11. (तक में) प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न स्मृति का 
कारण-दे०, तके० में 'भावना' और “स्मृति? 12. प्रमाण 
प्रदर्शन, युक्ति 13. सिक्त करना, सराबोर करना, 
किसी सूखे चूर्ण को रस से भिगोना 14. सुवासित 
करना, फूलों और सुगंधित द्रव्यों से सजाना । 


भावाटः [ भावं भावेन वा अटति--अट्‌+अण्‌, अच्‌ बा] 


1. संवेग, आवेश, मनोभाव 2. प्रेम की भावना का बाह्य 
संकेत 3. पुण्यात्मा या पुण्यशील व्यक्ति 4. रसिक 
व्यक्ति 5. अभिनेता 6. सजावट, वेशभूषा । 


भाविक (वि०) (स्त्री०--की) 1. प्राकृतिक, वास्तविक, 


अन्तहित, अन्तर्जात 2. भावृकतापूर्ण, भावुकता या 
भावना से व्याप्त 3. भावी समय,--कम्‌ 1. उत्कट प्रेम 
से पूर्ण भाषा 2. (आलं० में) एक अलंकार का नाम 
जिसमें भूत और भविष्यत्‌ का इस विशदता से वर्णन 
किया गया हो कि वस्तुतः वतमान प्रतीत हो । मम्मट 
की दी हुई परिभाषा--प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते 
भूतभाविनः, तऱद्भाविकम्‌--काव्य० १०। 


भावित (भू० क० कृ०) [भू--णिच्‌- क्त ] 1. पैदा 


किया गया, उत्पादित 2. प्रकटीकृत, प्रदशित, निर्दाशत 
--भावितविषवेगविक्रियः . दश 3. लालन-पालन 
किया गया, पाला पोसा गया 4. संव्यक्त किया गया, 
कल्पना किया गया, कल्पित, कल्पना में उपन्यस्त 
5. चिन्तित, मनन किया गया 6. बनाया गया, रूपा- 
न्तरित किया गया 7. मनन द्वारा पावन किया गया-- 
दे० भावितात्मन्‌ 8. सिद्ध, स्थापित 9. व्याप्त, भरा हुआ, 
संतृप्त, प्रेरित 10. डुबाया गया, सरावोर, मग्न 
11. सुवासित, सुगंधित 12. मिश्चित,-तम्‌ गुणनप्रक्रिया 
द्वारा प्राप्त गुणनफल । सम० -आत्मन्‌- बुद्धि 
(वि०) 1. जिसका आत्मा परमात्म-चिस्तन से पवित्र 
हो गया है, जिसने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया 
हैं 2. विशुद्ध, भक्त, पुण्यशील--पंच० ३1६६ 
3. चिन्तनशील, मनस्वी-- रघु० १॥७४'4. व्यस्त, 
व्यापृत - शि० १२।३८। 


| भावितकम्‌ [ भावित--कन्‌ ] गुणनप्रक्रिया द्वारा प्राप्त 


गुणनफल, तथ्यविवरण । 


भावित्रम्‌ [ भू+णि-+जन्‌ ] तीन लोक- (स्वर्गलोक, 


मर्त्यलोक और पाताल लोक) । 


भाविन्‌ (वि०) [ भूस इनि, णिच्‌ ] 1. होनहार, होने 


वाला, --भृत्यभावि--रघु० ११।४९ 2. होने वाला, 
भविष्य में घटने वाला, आगे आते वाला-- लोकेन 
भावी पितुरेव तुल्य:--रघु० १८1३८, मेघ० ४१ 


( ७३९ ) 


3. भविष्य--समतीतं च भवच्च भावि चु--रघु ० 
८19८, प्रत्यक्षा इव बद्भावा: क्रियन्ते भूतभाविनः 
“र्‍काव्य० १०, नै० ३1११ 4. होने के योग्य 5. अव- 
इयंभावी, भवितव्य, प्राइनियत या पूर्वनिदिष्ट - यद- 
भाषि न तद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा - हि० १ 
6. उत्कृष्ट, सुन्दर, भव्य,--नी 1. सुन्दर स्त्री 2. उत्तम 
या साध्वी महिला--कु० ५1३८ 3. स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री! 


बोलना----स्थितधी: क्रि प्रभापत---भग० २।५४, 
प्रति - „1. वउठे में कहना, उत्तर देना-- भट्टि० 
५1३९ 2. कहना, वर्णन करना 3. एक के वाद बोलना, 
सुनकर बोलना 4. नाम लेना, पुकारना -- कामिनि 
तामुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवयः -- श्रुत ६, वि-- , 
ऐच्छिक नियम के रूप में निर्धारित करता, सम्‌--, 
मिलकर बोलना, बातचीत करना--मनु० ८५५1 


भाषणम्‌ | भाषु-ल्युट्‌ | 1. बोलना, बातें करना, कहना 
2. वक्तृता, शब्द, बात 3. कृपापूर्णं शब्द । 
भाषा [ भाष्नअङ--टाप्‌ | 1. वक्तृता, बात--यथा 


भावुक (वि०) [ भू-उकञ्‌ ] 1. होने वाला, घटने | 
वाला 2. होनहार 3. समृद्ध, प्रसन्न 4. शुभ, मंगलमय 


5. काव्य में रुचि रखने वाला, गुणग्राही,--कः बहनोई 
(वहुधा नाटकों में प्रयुक्त),-कम्‌ 1. प्रसन्नता, 
कल्याण, समृद्धि स एतू वो दुइच्ववनो भावुकानां 
परंपराम्‌- काव्यण ७ (अप्रयुक्तत्व' नाम काव्य 
रचना के दोष का उदाहरण 2. प्रेम और प्रणयोन्माद 
से पूर्ण भाषा । 


भाव्य (वि०) [ भू--ण्यत्‌ ] 1. होने वाला, घटित होने 


वाला, प्रायः 'भवितव्यम्‌' की भाँति भावरूप में प्रयुक्त 
--कि तेर्भाव्यं मम सुदिवसँः भतृं० ३।४ 2. भविष्य 
3. अनुष्ठेय या जो पूरा किया जाय 4. सोचे जाने 
या कल्पना किये जाने योग्य 5. सिद्ध या प्रदर्शित 
किये जाने योग्य 6. निर्धारण या गवेषणा किये जाने 
योग्य,--व्यम्‌ 1. प्रारब्ध, अवश्यंभावी 2. भवितव्यता । 


भाष्‌ (भ्वा० आ० भाषते, भाषित) 1. कहना, बोलना, 


उच्चारण करता--त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ 
--कु० ५।८१, बहुधा द्विकर्मक,--भीतां प्रियामेत्य 
वचो बभाषे-रधु० ७६६, आखग्डलः काममिदं 
बभाषे--कु० ३1११, भट्टि० ९१२२ 2. बोलना, 
संबोधित करना--किचिद्विहस्यार्थपति बभाषे---रघु० 
२।४६, ३।५१ 3. बोलना, घोषणा करना, प्रकथन 
करना--क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या 
-“रघु० २।५१ 4. बोलना, बातें करना 5. नाम लेना, 
पुकारना 6. वर्णन करना,--अनु 1. बोलना, कहना 
2. समाचार देना, घोषणा करना -मनु० ११।२२८, 
अप-_झिड़कना, बुरा भला कहना, बदनाम करना, 
निन्दा करना, बुराई करना-अहमणुमात्रं न किचि- 
दपभाषे-भामि० ४।२७, न केवलं यो महतोऽपभाषते 
श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ -कु० ५।८३, 
अभि--, 1. बोलना, भाषण देना--मनु० २।१२८ 
2. बोलना, कहना 3. प्रकथन करना, घोषणा करना, 
कहना, समाचार देना 4. वर्णन करना, आ-,1. बोलना, 
भाषण देना, वृशम्पायनश्चन्द्रापीडमाबभाष --का० 
११७ 2. कहना, वोलना,-आभाषि रामेण वचः कनी- 
यान्‌--भट्रि> ३।५१, परि- परिपाटी स्थापित 
करना, औपचारिक रूप से बोलना, प्र -,कहना, 


तमेवार्थमभाषतेव | भाषिका 


चासभाप? में 2. बोली, जबान--मतु० ८।१६४ 
3. सामान्य या देहाती बोली (क) बोली जाने वाली 
संस्कृत भाषा (विप० छंदस्‌ वा वेद) -विभाषा भाषा- 
याम्‌--पा० ६।१।१८१ (ख) कोई प्राकृत बोली 
(विप० संस्कृत) मनु० ८1३३२ 4. परिभाषा, वर्णन 
-स्थितप्रज्ञस्य का भाषा-भग० २।५४ 5. सरस्वती का 
विशेषण, वाणी की देवी 6. (विधि में) अभियोग 
की चार अवस्थाओं में से पहली, शिकायत, आरोप, 
दोपारोपण। सम० - अन्तरम्‌ 1. अन्य वाणी या बोली 
2. अनुवाद, - पादः आरोप, शिकायत-- दे० “भाषा! 
6 ऊपर,--समः एक अलंकार का नाम जिसमें 
शब्दक्रम का न्यास इस प्रकार किया जाता है कि 
चाहे आप उसे संस्कृत समझें और चाहे प्राकृत (कोई 
न कोई भेद)-उदा०-मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे 
विहारसरसीतीरे, विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे 
च गन्धसारसमीरे - सा» द० ६४२, (एष इलोकः 
संस्क्ृतप्राकृतशौ रसेनी प्राच्यावन्तीनागराप भ्रशेष्वेकविध 
एव), कि त्वां भणामि विच्छेददारुणायासकारिणि, 
कार्म कुरु वरारोहे देहि मे परिरंभगम्‌--मा० ६1११, 
(यह संस्कृत या शौरसेनी में है) इसी प्रकार ६।१०। 
[भाषा--कन्‌--टाप्‌, हस्वः, इत्वम्‌] वक्तृता, 
भाषा, बोली । 


भाषित (भू० क० कृ०) [भाष्‌--क्त] बोला हुआ, कहा 


हुआ, उच्चारण किया हुआ,-- तम्‌ भाषण, उच्चा- 
रण, शब्द, बोली--मनु० ८।२६। सम०---पुंस्क 
= उक्तपुंस्क । 


भाष्यम्‌ [भाष्‌-ण्यत्‌] 1. बोलना, बातें करना 2. सामान्य 


या देहाती भाषा की कोई रचना 3. व्याख्या, वृत्ति,. 
टीका जैसा कि विदभाष्य' में 4. विशेषकर सूत्रों की 
वत्ति जिसमें शब्दशः व्याख्या और टिप्पण होते हैं 
(सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः, स्वपदानि 
च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ) -क्षप्तस्याप्यतोऽ 
स्येव वाक्यस्याथंगरीयसः, सुविस्तरतरा वाचो भाष्य- 
भूता भवन्तु मे--शि० २।२४ 5. पाणिनि के सूत्रों पर 
पतंजलि का महाभाष्य । सम०--करः- -कारः-_कृत्‌ 


( ७४० ) 


(पुं) 1. भाष्यकार, टीकाकार 2. पतंजलि । 

भास्‌ (म्वा० आ० भासते, भासित) 1. चमकना, जग- 
सयाना, जगमग करना--तावत्कामनृपातपत्रसुषमं 
बिम्बं बभासे विधोः-- भामि० २७४, ४।१८, कु० 
६1११, भट्ट० १०।६१ 2. स्पष्ट होना, विशद होना, 
मन में होना-त्वदङ्कमार्दवे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते 
मालतीशशभृल्लेखाकदलीनां कठोरता--चन्द्रा० ५।४२ 
3. प्रकट होना-प्रेर० (भासयति-ते) 1. चमकाना, 
देदीप्यमान करना, प्रकाशित करना - अधिवसंस्तनु- 
मध्वरदीक्षितामसमभासमभासयदीरव रः--रघु ० ९१२१, 
भग० १५।६ 2. जाहिर करना, स्पष्ट करना, प्रकट 
करता--भद्ठि ० १५।४२, अव--, 1. चमकना, कि० 
३।४६, 2. प्रकट होना, प्रकाशित होना, स्पष्ट होना 
--आहोस्विन्मुखमवभासते युवत्याः-शि० ८।२९, 
आ-, प्रकट होना,'''के समान चमकना,'''की तरह 
दिखलाई देना --स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे--कु० 
७1३, रघु० ७।४३, १४।१२, उद्‌-, चमकना, के 
समान दिखाई देना,-निस्‌--,चमकना--कि० ७1३६, 
प्रति--, 1. चमकना 2. दिखलाई देना 3. स्पष्ट होता, 
प्रकट होना, बि--, चमकना । 


भाष्‌ (स्त्री०) [भास्‌+-क्विप्‌] 1. प्रकाश, कान्ति, चमक 
-ऱदुशा निशेन्दीवरचारुभासा--ने० २२।४३, रघु» 
९।२१, कु० ७1३ 2. प्रकाश की किरण--कि० 
५।३८, ४६, ९।६, रत्न० १।२४, ४1१६ 3. प्रतिबिब 
प्रतिमा 4. महिमा, कीति, विभूति 5. लालसा, इच्छा । 
सम०--करः 1. सूयं--शि० ११।६९ रघु० ११।७, 
१२।२५ कु० ६।४५ 2. नायक 3. अग्नि 4. शिव 
का विशेषण 5. एकः प्रसिद्ध ज्योतिषी जो ११ वीं 
शताब्दी में हुए हैं, (रम्‌) सोना, “प्रिय: लाल, “सप्तमी 
माघशुक्ला सप्तमी,-करिः शनिग्रह। 

भासः [भास्‌ भावे घडा] 1. चमक, प्रकाश, कान्ति 
2. उत्प्रेक्षा 3. मुर्गा 4. गिद्ध, 5. गोष्ठ, गौशाला 
6. एक कवि का नाम--भासो हासः कविकुलगुरुः 
कालिदासो विलासः --प्रसन्न० १।२२, मालवि० १। 

भासक (वि०) (स्त्री०-सिका) [भास्‌ ण्वुल्‌] 1. प्रकाश 
करने वाला, चमकाने वाला, रोशनी करने वाला 
2. दिखलाने वाला, विशद करने वाला 3. बोघगम्य 
बनाने वाला,--कः एक कवि का नाम। 

भासनम्‌ [भास्‌ +-ल्युट्‌] 1. चमकना, जगमगाना 2. ज्योति- 
मय, द्युतिमान्‌ । 

भासन्त (वि०) (स्त्रीऽ-ती) [भास्‌ तच्‌, अन्तादेशः] 
1. चमकदार 2. सुन्दर, मनोहर,-तः 1. सूय 2. चन्द्रमा 
3. नक्षत्र, तारा, तो नक्षत्र । 

भासुः [भास्‌‡-उन्‌] सूर्य । 

भासुर (वि०) [भास्‌+-घुरच्‌] 1. चमकीला, चमकदार 


भव्य कि० ५।५, रघु० ५।३० 2. भयानक, रः 
1. नायक 2. स्फटिक । 

भास्मन (वि०) (स्त्री०-नी) [भस्मन्‌ +-अण्‌, मत्नन्तत्वात्‌ 
न टिलोप:] राख से बना हुआ, राख वाला--शि० 
४1६५1 

भास्वत्‌ (वि०) | भास्‌-+मतुपू, मस्य वः] चमकीला, 
चमकदार द्युतिमान, देदीप्यमान्‌--कु० १।२, ६।६० 
पुं 1. सूर्य -भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्धूजालि: 
- -सुभा०, रघु० १६।४४ 2. प्रकाश, कान्ति, आभा 
3. नायक,--ती सूर्य की नगरी । 

भास्वर (वि०) [ भास्‌ +-वरच्‌ ] चमकीला, प्रकाशमान 
चमकदार, उज्ज्वल--रः 1. सूयं 2. दिन । 

भिक्ष्‌ (म्वा० आ० भिक्षते, भिक्षित) 1. पूछना, प्रार्थना 
करना, मांगना (द्विकर्मक)--भिक्षमाणो वनं प्रियां 
--भट्रि> ६।९ 2. याचना करना (भिक्षा की) 
यज्ञार्थं शुद्राद्विप्रो भिक्षेत कहिचित्‌--मन्‌ ० ११।२४, २५ 
3. बिना प्राप्त हुए पूछना 4. क्लांत या दुखी होना । 

भिक्षणम्‌, [ भिक्ष्‌ +-ल्युट्‌, | मांगना, भिक्षा मांगना, 
भिक्षावृत्ति, भिखारीपन । 

भिक्षा [ भिक्ष--अ--टाप्‌ ] 1. मांगना, याचना करना, 
प्राथना करना--मतु० ६।५६ 2. दान के रूप में जो 
चीज दी जाय, भीख,-भवति भिक्षां देहि 3. मजदूरी 
भाड़ा 4. सेवा । सम० -अटनम्‌ भीख मांगते हुए 
घूमना (नः) भिखापरी, साधु-अन्नम्‌ माँग कर प्राप्त 
किया गया अन्न, भीख, अयनम्‌ (णम्‌) =भिक्षाटन, 
--अ्थिन्‌ (वि०) भीख माँगने वाला (पु०) भिखारी, 
-अहे (वि०) भिक्षा के योग्य, दान के लिए उपयुक्त 
पदार्थ---आशिन्‌ (वि०) 1. भिक्षा पर निर्वाह करने 
वाला 2. बेईमान,--उपजीबिन्‌ (वि०) भिक्षा पर 
जीने वाला, भिखारी,--करणम्‌ भिक्षा लेना, भीख 
माँगना,-चरणम्‌,-चर्यम्‌,-चर्या भीख माँगते हुए घूमना 
~ -पात्रम्‌ भिक्षा ग्रहण करने का बर्तन, भीख के लिए 
कटोरा--इसी प्रकार भिक्षाभाण्डम्‌, भिक्षाभाजनम्‌ 
--भाणवः भिखारी बच्चा (तिरस्कार-सूचक शब्द) 
वृत्तिः (स्त्रीश) भीख माँग कर जीना, साघु या 
भिक्षुक का जीवन । 

भिक्षाकः (स्त्री-की) [ भिक्ष्‌ -षाकन्‌ ] भिखारी, साधु, 
भिक्षुक । 

भिक्षित (भू० क० कृ०) [ भिक्ष्‌ -क्त ] याचना की गई, 
माँगा गया । 

भिक्षुः [ भिक्ष +उन्‌ ] 1. भिखारी, साधु--भिक्षां च 
भिक्षवे दद्यातू--मनु० ३।९४ 2. साधु, चौथे आश्रम 
में पहुंचा हुआ ब्राह्मण (जब कि बह कुटुम्ब, घर 
द्वार छोड़ कर केवल भिक्षा पर निर्वाह करता है) 
संन्यासी 3. ब्राह्मण का चौथा आश्रम, संन्यास 


( ७४१ ) 


4. बौद्ध भिक्षुक। सम०--चर्या भिक्षा माँगना, 
साधु का जीवन,--सड्डू बौद्ध भिक्षुओं का समाज 
--सद्धातो फटे पुराने कपडे, चीवर । 


भिक्षुकः | मिक्ष्‌ +-उक्‌ | भिखारी, साधु--मनु० ६५१! 
भित्तम्‌ [ भिद्--क्त | 1. भाग, अंश 2. खण्ड, टुकड़ा 


3. दीवार, विभाजक दीवार । 


भित्तिः [ मिद्‌ त-क्तिन्‌ ] 1. तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, 


बाँटना 2. दीवार, विभाजक दीवार, समया सौघ- 
भित्तिम्‌ -दश०, शि० ४६७ 3. (अतः) कोई स्थान, 
जगह या भूमि जिस पर कुछ किया जा सके, आधार, 
आश्रय--चित्र-कर्म रचनाभित्ति विना वर्तते--मू द्रा ० 
२।४ 4. खण्ड, लव, टुकड़ा, अंश 5. कोई भी टूटी 
हुई वस्तु 6. दरार, तरेड़ 7. चटाई 8. कमी, खोट 
9. अवसर । सम०-खातनः चूहा, चोरः सँघ 
लगा कर घर में घुसने वाला चोर, -वातनः 1. एक 
प्रकार का चूहा 2. चूहा । 


भित्तिका [ भिद्‌ +-तिकन्‌+-टाप्‌ ] 1. दीवार, विभाजक 


दीवार 2. घर की छोटी छिपकली । 


भिद्‌ 1 (म्वा० पर०--भिन्दति) बाँटना, टुकड़े २ करके 


बाँटने बाळा । 11 (रुधा० उभन भिनत्ति, भित्ते, 
भिन्न) तोड़ना, फाड़ना, टुकड़े २ करना, काटकर 
अलग २ करना, फट जाना, छिद्र करना, बीच में से 
तोड़ना--अतिशीतलमप्यम्भः कि भिनत्ति न भूभृतः 
-हि० ३।४५ तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति लज्जा-- 
मुद्रा० ३।३४, शि० ८।३९, मनु० ३।३३ रघु० ८1५५, 
१२।७७ 2. खोदना, उखेड़ना, खुदाई करना-उत्तर० 
१।२३ 3. बीच में से निकल जाना -पंच० १।२११, 
२१२ 4. बाँटना, पृथक्‌-पृथक्‌ करना -द्विधा भिन्ना 
शिखण्डिभिः --रघु० १1३९, अप्रसन्न करना -रघु० 
१३।३ 5. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, तोड़ना, 
भंग करना --समयं लक्ष्मणोऽभिनत्‌ --रघु ० १५।९४, 
निहतश्च स्थिति भिन्दन्‌ दानवोऽसौ बलद्विषा--भट्टि० 
७।६८ 6. हटाना, दूर करना-शि० १५८७ 
7. विघ्न डालना, रुकावट डालना -जेसा कि 
“समाधिभेदिन्‌? में 8. बदलना, परिवर्तन करना, (न) 
भिदन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः-कु० १।११ या 
विशवासोपगमादभिन्तगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः 
>-श० १११४ 9. खिलाना, फुलाना, फैलाना 
-सूर्याशुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ -कु० १1१२, नवोषसा 
भिन्नमिवेकपङ्कजम्‌--श० ७1१६, मेघ० १०७, 
10. तितरबितर करना, बखेरना, उड़ा देना--भिन्नसा- 
रद्धयूथः--श० १।३३, विक्रम» १।१६ 11. जोड़ 
खोलना, वियुक्त करना, पृथक्‌ २ करना: मुद्रा? 
३।१३ 12. ढीला करना, विश्राम करना, घोलना 
पर्ये ङ्ुबन्घं निबिडं बिभेद--कु० ३।५९ 13. भेद 


खोलना, भण्डाफोड़ करना 14. भटकाना, उचाट करना 
15. भेद करना, विविवत करना । कर्मवाच्य - भिद्यते, 
1. टुकड़े २ होना, फटना, थरथराना--मुच्छ० ५२२ 
2. बाटा जाना, वियूष्त किया जाना 3. फलाना, 
खिलना, खिलाना 4. शिथिल या विश्रांत किये जाना 
प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ --रघु० ७।९, ६६ 
5. `` "पृथक्‌ होना (अपा० के साथ) रघु० ५।३७, 
उत्तर० ४ 6. नष्ट किया जाना 7. भंडाफोड़ किया 
जाना, धोखा दिया जाना, दूर चले जाना - षट्कर्णो 
भिद्यते मन्त्रः-पंच १।९९ 8. तंग, पीड़ित, या व्यथित 
किये जाना --प्रेर० भेदयति - ते 1. खण्ड २ करना, 
फाड़ना, बाँटना फाडना आदि 2. तष्ट करना, विघटित 
करना 3. जोड़ खोलना, पृथक्‌ २ करना 4. भटकना 
5. सतीत्व या सत्पथ से डिगाना । इच्छा ० (बिभित्सति 
—ते) तोड़ने की अभिलाष करना, अनु? बांटना, 
तोड़ डालना, उद्‌-- फूटना, जमना (पौधा) पैदा 
होना--कु० ११२४-रघु०ष १३२१, निसू--, 
1. फाड़ना, फटकर अलग २ होना, दूठना--भष्टि० 
९1६७ 2. खोलना, धोखा देना--उत्तर ३१, प्र - 
1. तोड़ना, फाड़ना, फ़ाड़कर पृथक्‌ २ करना 2. चूना, 
(हाथी के गण्डस्थल से) कु० ५।५०, प्रति --, पाड 
लगाना, भेदना, धुसना 2. भेद खोलना, घोखा देना 
3. झिड़कना, गाली देना, निन्दा करना - प्रतिभिद्य 
कान्तमपराधकृतम्‌ --शि० ९।५८, रघु? १९२२ 
4. अस्वीकार करना, मुकरना, 5. छूना, सम्पर्क करना 
--कु० ७।३५, वि--, 1. तोड़ना फाइना 2. छेद 
करना, घुसना 3. बांटना, अलग २ करना 4. हस्तक्षेप 
करना 5. बखेरना, तितरबितर करना, सम्‌--, 
1. तोड़ना, फाड़ कर टुकड़े २ करना, टुकड़े २ होना 
2. मिल जाना, संगठित होना, सम्बद्ध होना, मिश्रित 
होना, मिलाना, एक जगह रखना --अन्योन्यसं भिन्नदृशां 
सखीनाम्‌ -- मा० १।३३, भट्टि ० ७५ । 


भिदकः [भिद्‌--क्वुन्‌] तलवार,--कम 1. हीरा, 2 इन्द्र 


का वस्त्र । 


भिदा [भिद्‌+अङ्‌+-टाप्‌] 1. तोड़ना, फटता, फाइना, 


चीरना--शि० ६।५ 2. वियोग 3. अन्तर 4. प्रकार, 
जाति, किस्म । 


भिदिः, भिदिरम्‌ भिदुः [भिद्‌ यइ, किरच्‌ कु वा] इन्द्र का 


वस्त्र 


भिढुर (वि०) [मिद्‌+-कुरच्‌] 1. तोडने वाला, फाडने 


वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला 2. भुरभुरा, शीघ्र 
टूटने वाला 3. सम्मिश्रित, चितकबरा, मिला हुआ, 
सेरिलष्ट-नीलाइमद्युतिभिदुराम्भसोऽपरत्र-शि० ४1२६, 
१९।५८,--रः प्लक्ष वृक्ष, रस्‌ वज । 


भिद्यः [भिद्‌ +-क्यप्‌] 1. वेग से बहने वाला दरिया 2. एक 


( ७४२ ) 


विशेष नद का नाम--तोयदागम इवोद्धघभिद्ययोर्ना- 
मधेयसदृशं विचेप्टितम्‌-रघु० ११1८ (दे० मल्लि०) । 
भिद्रम्‌ [भिद््स-रक] वज्न । 
भिन्द (दि) पालः [भिन्द्‌ --इन्‌ =मिन्दि पालयति--पाल्‌ 
अण्‌] 1. हाथ से फेंका जाने वाला छोटा भाला 
2. गोफिवा, (गोफिया या गुलेल जैसा एक उपकरण 
जिसमें रखकर पत्थर फेंके जायं) । 
भिन्न (भू० क० कु») [भिद्नक्त, तस्य नः] 1. टूटा 
हुआ, फटा हुआ, टुकड़े टुकड़े किया हुआ, फाड़ा हुआ 
2. विभक्त, वियुक्त 3. पृथक्कृत, विच्छिन्न, अलगाया 
हुआ 4. फैलावा हुआ, फुलाया हुआ, खुला हुआ 
5. अलग, इतर (अपार के साथ) - तस्मादयं मिन्नः 
6. नानारूप विविध, 7. ढीला किया हुआ 8. संरिलष्ट, 
मिलाया हुआ, मिश्रित 9. विचलित 10. परिवर्तित 
11. प्रचण्ड, मदोन्मत्त 12. रहित, हीन, वंचित, 
(दे०भिद्‌),-ह्नः किसी रत्न में दोष या खोट,--न्नम्‌ 
1. लव, खण्ड, टुकड़ा 2. मंजरी 3. घाव, (छुरे आदि 
भोकने का) आघात 4. भिन्न राशि। सम०--अञ्जनम्‌ 
वहुत सी औपविपों को पीसकर तैयार किया गया 
सुर्मा -ब्रयान्ति'' ˆ` भिन्नाञ्जनवर्णतां घनाः -शि० 
१२।६८ मघ० ५९, ऋहृतु० ३।५,-अथः स्पष्ट, 
विशद, सुबोध,--उदरः दूसरी माता से उत्पन्न’ 
सौतेला भाई,--करटः मदोन्मत्त हाथी (जिसके 
मस्तक से मद रिसता है), -कूट (वि०) 
नेतृहीन (सेना आदि),--क्रम (वि०) क्रमहीन, 
क्रमरहित,--गति (वि०) 1. पग छोड़ कर चलने 
बाला, 2. तेज चाल चलने वाला, गर्भ (वि०) 
(केन्द्र में) टूटा हुआ, अव्यवस्थित, - गुणनम्‌ भिन्न 
राशियों की गृणा, . घनः भिन्नराशि का त्रिघात, 
दाशिन्‌ (वि०) अन्तर देखने वाला, आंशिक, 
प्रकार (वि०) अलग प्रकार या किस्म का, 
भाजनम्‌ टूटा वर्तन, ठीकरा, मर्मन्‌ (वि०) 
मर्मस्थळ में घाव खाया हुआ, प्राणघातक चोट से 
आहत, मर्याद (वि०) जिसने उचित सीमाओं का 
उल्लंघन कर दिवा है, निरादरयुक्त,-आ:, तातापवा- 
दभिन्नमर्याद -उत्तर० ५ 2. असंयत, अनियंत्रित, 
--रुचि (वि०) अलग रुचि रखने वाला,--भिन्नरु- 
चिहि लोकः 
में लिग और वचन की असंगति. दे० काव्य० १०, 
--वचंस्‌, ` -वचचस्क (वि०) मलोत्सर्ग करने वाला, 
- बृत्त (वि०) बुरा जीवन विताने वाला, परित्यक्त, 
--बृत्ति (वि०) 1. वुरा जीवन विताने वाला, 
कुमार्ग का अनुसरण करने वाला 2. अलग प्रकार की 
भावनाएँ, रुचि या संवेग रखने वाला 3. नाना प्रकार 
के व्यवसाय करने वाला, - संहति (वि०) न जुड़ा 


रघु० ६1३०,-लिङ्गम्‌ वचनम्‌ रचना | 


हुआ, विघटित,--स्बर (वि०) 1. बदली हु ई आवाज 
वाला, हकलाने वाला 2. बेसुरा,--हृदय (वि०) 
जिसका हृदय बींघ दिया गया हो--रघु० ११।१९। 

भिरिटिका (स्त्री) एक प्रकार का पौधा, श्वेतग्‌ जा, सफेद 
घुंघची । 

भिल्लः [ भिलू--लक्‌ ] एक जंगली जाति । सम० - गवौ 
नील गाय, ` तरुः लोध्रवृक्ष, - - भूषणम्‌ घ्‌ंघची का 
पौधा । 

भिल्लोटः,  - टकः [ भिल्लप्रियम्‌ उटं पत्रं यस्य ब० स०, 
भिल्लोट+- कन्‌ | लोध्ववृक्ष । 

भिषज्‌ (पुं०) [ विभेत्यस्मात्‌ रोगः भीञ-पुक्‌, ह्वस्वश्च ] 
1. वेद्य, चिकित्सक -- भिषजामसाध्यम्‌ =रघु० ८।९३ 
2. विष्णु का नाम । सम० --जितम्‌ औषधि या दवा, 
पक्षः कठवेद्य, -बरः श्रेष्ठ वंद्य । 

भिष्मा, भिष्मिका, भिस्सटा, भिस्सिटा (स्त्री०) भुना 
हुआ या तला हुआ अनाज । 

भिस्सा (स्त्री) [ भस्‌+-स, टाप्‌, इत्वम्‌ ] उबाले हुए 
चावल । 

भी (जुहो० पर० बिभेति, भीत) 1. डरना, भय खाना, 
भयभीत होना-मृत्योविभेषि कि बाल, न स भीतं बिम्‌- 
चति 1. रावणाद्विभ्यतीं भृशम्‌ - भट्टि ० ८७०, शि० 
३।४५ 2. आतुर या उत्कॅठित होना (आ०) - प्रेर० 
(भाययति) डराना, ` कुंचिकयन भायथति - सिद्धा० 
(भापयते, भीषयते) डराना, त्रास देना, संत्रस्त करना 
--मुंडो भापयते सिद्धा०, स्तनितेन भीषयित्वा धारा- 
हस्तैः परामृशसि --मृच्छ० ५।२८। 

भौ (स्त्री) | भीन-क्विप्‌ ] भय, डर, आतंक, संत्रास, 
त्रास, अभोः “निर्भय'-रघु० १५।८, वपुष्मान्‌ वीतभी- 
वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते-- मनु० ७1६४ । 

भीत (भू० क० कु०) [भी--क्त] 1. संत्रस्त, डराया हुआ, 
आतंकित, त्रस्त (अपा० के साथ) --न भीतो मरणा- 
दस्मि--मृच्छ १०।२७ 2. खतरे में डाला हुआ, 
आपद्ग्रस्त । सम० - भीत (वि०) अत्यन्त डरा 
हुआ । 

भीतङ्कार (वि०) [ भीतं+-क्ृ+-अण्‌ ] डराने वाला । 

भीतङ्कारम्‌ (अव्य०) [ भीतंञ-कृ+घञ्‌ ] किसी को 
कायर के नाम से पुकारना । 

भीतिः (स्त्री) [ भी+-क्तिन्‌ ] 1. डर, आशंका, भय, 
त्रास 2. कंपकंपी, थरथराहट। सम०--नाटितकम्‌ 
भयभीत होने का नाट्य करना या हावभाव दिख- 
लाना । 

भीम (वि०) [ बिभेत्यस्मात्‌, भी अपादाने मक्‌ ] भया- 
नक, त्रास देने वाला, भयावह, डरावना, भोषण--न 
भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ भरतु २८०, रघु० 
११६, ३।५४, - मः 1. शिव का विशेषण 2. द्वितीय 


( ७४३ ) 


पाण्डव राजकुमार (यह पवन देव द्वारा कुन्ती से 
उत्पन्न हुआ था, बचपन से ही यह अपनी असाधारण 
शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, अतः इसका नाम भीम 
पड़ा । बहुभोजी होने के कारण इसे वृकोदर 'भेडिये 
के पेट वाला' भी कहते थे! इसका अचूक शस्त्र 
इसकी गदा थी । महाभारत के युद्ध में इसने महत्त्व- 
पुर्ण कार्य किया और युद्ध के अन्तिम दिन अपनी 
अमोघ गदा से दुर्योधन की जंघा को चीर दिया! 
इसके जीवन की कुछ पहली मूख्य घटनाएँ हूँ--हिडिव 
और वक राक्षस को पछाड़ना, जरासंध को परास्त 
करना, कौरवों के विशेष कर दुःशासन के 
(जिसने द्रौपदी के प्रति अपमानजनक आच- 
रण किया) विरुद्ध भीषण प्रतिज्ञा, दुःशा- 
सन के रक्त को पीकर प्रतिज्ञा की पूति, 
जयद्रथ को पराजित करता, राजा विराट के यहाँ 
रसोइये के रूप में कीचक के साथ मल्लयुद्ध, तथा कुछ 
और कारनामें जिनमें उसने अपनी असाधारण वीरता 
दिखलाई । इसका नाम अपनी असीम शक्ति व साहस 
के कारण लोक प्रसिद्ध हो गया) । सम०--उदरी 
उमा का विशेषण,--कर्मन्‌ (वि०) भयंकर पराक्रम 
वाला -भग० १।१५,- दर्शन डरावनी शकल का, 
विकराल,--नाद (वि०) डरावना शब्द करने वाला, 
(दः) 1. भयानक या ऊंची आवाज--शि० १५।१०, 
2. सिह 3. उन सात बादलों में से एक जो सृष्टि के 
प्रलय के समय प्रकट होंगे, पराक्रम (वि०) भयानक 
पराक्रम वाला,-रथी मनुष्य के सतत्तरवें वर्ष में सातवें 


महीने की सातवीं रात (यह अत्यंत संकट का काल 
कहा जाता हँ) (सप्तसप्ततिमे वर्षे सप्तमे मासि 
सप्तमी, रात्रिभींमरथौ नाम नराणामतिदुस्तरा ।), 
--रूप (वि०) भयानक रूप का.- विक्रम (वि०) 
भयानक विक्रमशील,-विक्रान्तः सिंह, विग्रह (वि०) 
विशालकाय, डरावनी सूरत का, शासनः यम का 
विशेषण,- - सेनः 1. द्वितीय पांडवराजकुमार 2. एक 
प्रकार का कपूर । 

भीसरम्‌ (नपुं०) युद्ध, लड़ाई । 

भीमा [ भीम --टाप्‌ ] 1. दुर्गा का विशेषण 2. एक प्रकार 
का गंधद्रव्य, रोचना 3. हंटर । 


भरु (वि०) (स्त्री०--₹ु, रू) [ भी--क्रु ] 1. डरपोक, 
कायर, भयपुक्त,-क्षांत्या भीरुः-हि० २।२६ 2. डरा 
हुआ (बहुधा समास में) पाप,” अधम,” प्रतिज्ञाभंग” 
आदि,--रुः 1. गीदड़ 2. व्याघ्र, रू (नपुं०) चाँदी, 
स्त्री० 1. डरपोक रू 2. बकरी 3. छाया 4. कान- 
खजूरा । सम०-- चेतस्‌ (पुं०) हरिण, = रन्ध्रः चूल्हा, 
भट्टो,--सत्त्व (वि०) कायर, डरा हुआ,- हृदयः 
हरिण । 


भीरु (लु) क (वि०) [ भीन-कु+कन्‌, वलकन्‌ वा] 
1. डरपोक, कायर, बुजदिछ, साहसहीन 2. संकोची, 
कः 1. रीछ 2. उल्लू 3. एक प्रकार का गन्ना,- कम्‌ 
जंगल, बन । 

भीरू (लू) (स्त्री) [ भीरु+-ऊङ्‌, पक्षे रल्योरभेदः ] 
डरपोक स्त्री, --त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता--रघु० 
१३।२४ । 

भीलु (लू) कः [भी--क्लुकन्‌ | रीछ, भालू । 

भीषण (वि०) [ भी+-णिच्‌+-ल्युट्‌, षुकागमः | त्रासः 
जनक, विकराल, डरावना, घोर, दारुण --बिम्युबि- 
डालेक्षणभौपणाभ्यः--शि० ३1४५, -णः (साहित्य 
में) 1. भयानक रस--दे० भयानक 2. शिव का नाम 
3. कबूतर, कपोत,-णम्‌ भय को उत्तेजित करने वाली 
कोई भी वस्तु । 

भीषा [ भी +-णिच्‌--अङः+-टाप्‌, पुकागमः ] 1. त्रास देने 
या डराने की क्रिया, धमकाना 2. डराना, पस देना। 

भीषित (वि०) [ भी--णिचू--क्त, पुकागमः | डराया 
हुआ, संत्रस्त । 

भीष्म (वि०) [भी “ णिच्‌ ¬-मक्‌ षुकागमः | भया- 
नक, डरावना, भीषण, कराल,--,ष्मः (साहित्य 
में) 1. भयानक रस, दे० भयानक 2. राक्षस, 
पिशाच, दानव, भूत-प्रेत 3. शिव का विशेषण 
4. शन्तनु का गंगा से उत्पन्त पुत्र (शंतनु से गंगा 
में आठ पुत्र हुए, आठवां पुत्र यही था, पहले सात 

हतो के मर जाने के कारण यह आठवां पुत्र ही अपने 

पता की राजगद्दी का उत्तराधिकारी था । एक बार 
राजा शंतनु नदी के किनारे घूम रहे थे तो उनकी 
दृष्टि सत्यवती नामक एक लावण्यमयी तरुणी कन्या 
पर पड़ी, वह एक मछुवे की बेटी थी । यद्यपि राजा 
ढलती उमर का था फिर भी उसके मन में उसके 
लिए उत्कट उत्कंठा जागरित हुई, फलतः उसने इस 
अपने पुत्र को बातचीत करने के लिए भेजा । लड़की 
के माता पिता ने कहा कि यदि शन्तनु द्वारा हमारी 
पुत्री के कोई पुत्र हुआ तो, राजगद्दी का उत्तराधिकारी 
शंतनु का पुत्र विद्यमान होने के कारण, उसे राजगद्दी 
न मिल सकेगी । परन्तु शंतनु के पुत्र ने अपने पिता 
को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने भीषण प्रतिज्ञा 
की कि मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बेदूंगा, और न 
कभी विवाह करूँगा जिससे कि किसी समय भी किसी 
पुत्र का पिता न बन सकूँ अतः यदि आपकी पुत्री से 
मेरे पिता का कोई पुत्र होगा तो निश्चित रूप से वही 
राजगद्दी का अधिकारी होगा । यह भीषण प्रतिज्ञा 
शीघ्र हो लोगों में विदित हो गई और तब से लेकर 
उसका नाम भीष्म पड़ गया । वह आजीवन अवि- 
वाहित रहा, और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने 


( ७४४ ) 


सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को राजगही पर बिठाया 


तथा काशिराज की दो कन्याओ के साथ उसका 
विवाह कराया, एवं अपने पुत्र तथा पौत्रों (कौरव 
पांडवों) का अभिभावक बना रहा । महाभारत के 
युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ा, परंतु शिखंडी 
को सहायता से अर्जुन ने युद्ध में भीष्म को घायल 
कर दिया, तव उसे 'शरशय्या' पर रक्खा गया । 


परन्तु अपने पिता से इच्छामृत्यु का वरदान पाने के | 


कारण वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि 
उत्तरायण में न प्रविष्ट हो, जब सूर्य ने वसन्त विषुव 
को पार किया तब कहीं उसने अपने प्राण त्यागे । 
वह अपने संयम, बुद्धिमत्ता, संकल्प की दृढ़ता तथा 
ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति के कारण अत्यंत 
प्रसिद्ध हो गया) । सम०--जननी गंगा का विशेषण, 
पञ्चकम्‌ कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा 
तक के पाँच दिन (यह पाँच दिन भीष्म के लिए 
पावन माने जाते हैँ) । --सूः (स्त्री०) गंगा नदी 
का विशेषण । 


भीप्मकः [भीष्म+-कन्‌ ] 1. शन्तनु का गंगा से उत्पन्न 


पुत्र 2. विदर्भे के राजा का नाम, जिसकी पुत्री 
रुक्मिणो को कृष्ण उठा लाया था । 


भुक्त (भू० क० कृ०) [भुज्‌ +-क्त] 1. खाया हुआ 2. उप- 


भुक्त, प्रयुक्त 3. भोगा, अनुभव किया 4. अधिकृत 
किया, (विधि में) अधिकार में लिया--दे० भुज, 
““क्तम्‌ 1. उपभोग करने या खाने की क्रिया 2. जो 
खाया जाय, आर 3. वह स्थान जहाँ किसी ने 
खाया है । सम० -"उच्छिष्टम्‌,--शेषः,--समुज्सितम्‌ 
किये हुए भोजन का अवशिष्ट, जूठन, उच्छिष्ट अंश, 
“भोग (वि०) 1. जिसने कुछ भोगा है, या आनन्द 
उठाया हू, उपभोक्ता 2. जो प्रयुक्त किया गया है, 
उपभुक्त, नियुक्त,--सुष्त (वि०) भोजन करके 
सोया हुआ । 


भुक्तिः (स्त्री०) [भुज्‌ ‡-क्तिन्‌] 1. खाना, उपभोग करना 


2. (विवि में) अधिकृत सामग्री, सुखोपभोग - पंच० 


३।९४, याज्ञ २।२२ 3. खाना 4 ग्रह की देनिक | 
गति । सम०-प्रदः एक प्रकार का पौधा, मूंग, -बाजित | 


(वि०) जिसके उपभोग करने की अनुमति नहीं है । 


भुग्न (भू० क० कृ०) [भुज्‌+क्त, तस्य नः] 1. झुका 


हुआ, विनत, प्रवण --वायुभुग्न, रुजाभुग्त आदि 
2. टढ़ा, वक्र,-भट्रि० ११८, विक्रम० ४।३२ 3. टूटा 


हुआ (मग्न का अर्थ) । 


भुज्‌ 1 (तुदा० पर० भुजति, भुग्न) 1. झुकाना 2. मोड्ना, 


टेढडा करना । 1 (रुघा० उभ० भुनक्ति, भुंक्ते) 
1. खाना, निगलना, खा पी जाना (आ०)-शयनस्थो 
न भुंजीत--मनु० ४७४, ३।१४६, भट्टि १४९२, 


भग० २।५, 2. उपभोग करना, प्रयोग करना, 
(सम्पत्ति, भूमि आदि को)अघिकार में करना-विक्रम० 
३।१, मनु० ८1१४६, याज्ञण २।२४ 3. शारीरिक 
उपभोग करना (आ०)--सदयं बुभुजे महाभुज:--रघु ० 
८७, ४७, १५।१, १८।४, सुरूपं वा कुरूपं वा पुमानि- 
त्येव भुज्जते--मनु ० ९।१४, 4. हुकूमत करना, शासन 
करना, प्ररक्षा करना, रखवाली करना (पर०) --राज्यं 
न्यापमिवाभुनक्‌-रघु० १२1१८, एकः कृत्स्ना(धरित्रीं) 
नगरपरिघप्रांशुबाहुभुंनक्ति ०--श ० २।१४, 5. भोगता, 
सहन करना, अनुभव करना--वृद्धो नरो दुःखशतानि 
भुङ्वते--सिद्धा० 6. बिताना, (समय) यापन करना 
-प्रेर० (भोजयतित्ते) खिलाना, भोजन कराना, 
इच्छा० (वुभुक्षति-ते) खाने की इच्छा करना आदि । 
अनु--उपभोग करना, (बुरे या भले का) अनुभव 
करना, (बुरे फल) भुगताना--मेघमुक्तविञ्ञदां स- 
चन्द्रिकाम्‌ (अन्वभुंक्त) --रघु० १९1३९, कु० ७५, 
उप--, 1. मजा लेना, चखना--तपसामुपभुङ्जानाः 
फलानि-कु० ६।१०, 2. शारीरिक रूप से मजे लेना 
(यथा--स्त्रीसंभोग) 3. खाना या पीना--अर्धोप- 
भुक्तेन बिसेन --कु० ३।३७,. पयः पुत्रोपभुं्व रघु ० 
२1६५, १।६७, भट्टि० ८४०, 4. भोगना, सहन 
करना, झेलना -मनु० १२1८, 5. अधिकार में करना 
रखना, परि--1. खाना 2. उपयोग करना, आनन्द 
लेना-न खलू च परिभोक्तुं नेव शक्नोमि हातुम्‌-श० 
५।१९ कि० ५।५, ८।५७, सम्‌--1. खाना 2. उप- 
भोग करना 3. शारीरिक रूप से मजे लेना । 


| भुज्‌ (वि०) [भुज्‌ ]-क्विप्‌] (समास के अन्त में) खाने 


वाला, मजे लेने वाला, भोगने वाला, राज्य करने 
वाला, शासन करने वाला, स्वघाभुजू, हुतभुज्‌, पाप? 
क्षिति? मही? आदि, (स्त्री०) 1. उपभोग 2. लाभ, 
हित । 


भुजः [भूज +-क] 1. भुजा--ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति 


मौर्वीकिणाङ्क इति--श० १।१३ रघु० १।३४, २।७४, 
२।५, 2. हाथ 3. हाथी का सूँड 4. झुकाव, वक्र, 
मोड़ 5. गणितविषयक आकृति का एक पार्श्व, यथा 
तिभुज त्रिकोण” 6. त्रिकोण आघार। सम० 

अन्तरम्‌,--अन्तरालम्‌ हृदय, छाती--रघु० ३।५४ 
१९।३२, मालवि० ५1१०,--आपीडः भुजपाश में 
जकड़ना, बाहों में लिपटाना,-कोटरः बगल,--ज्या 
आधार की लम्बरेखा,--दण्ड:--बाहुदंड, दलः,--लम्‌ 
हाथ,--बन्धनम्‌ लिपटना, आलिंगन करना--घटय 
भुजवन्धनम्‌--गीत० १०, कु० ३।३९,--बलम्‌-वीर्यम्‌ 
भुजा की सामर्थ्यं, पुट्ठों की ताकत,--मध्यम्‌ छाती 
--रघु० १३॥७३,--मूलम्‌ कंधा,---शिखरम्‌--शिरस्‌ 
(नपुं०) कंधा,--सूत्रम्‌ आधार लंबरेखा । 


( ७४५ ) 


भुजगः [ भुज्‌ भक्षणे क, भुजः कुटिलीभवन्‌ सन्‌ गच्छति 
गम्‌ +ड | साँप, सर्प -- भुजगाइ्लेषसंवीतजानोः-मृच्छ० 
१1१, मेघ० ६०। सम०-- अन्तकः, . अशनः-- | 
जिन्‌ (पुँ०),- दारणः,--भोजिन्‌ (पुं०) 1. गरुड 
2. मोर 3. और नेवले का विशेषण,--ईश्वरः--राजः 
शेष के विशेषण । 

भुजङ्गः [भुजः सन्‌ गच्छति गम्‌+-खच्‌, मुम्‌ डिच्च] सांप, 
सपं --भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌ -भतृं ° 
२।४ 2. उपपति, रसिया या सौन्दयप्रेमी - अभूमिरेषा 
मुजङ्गमङ्गिभाषितानाम्‌ - का० १९६ 3. पति, प्रभु 
4. लौंडा, इल्लती 5. राजा का लम्पट मित्र 
6. आइ्लेषा नक्षत्र 7. आठ की संख्या । सम० - इन्द्रः 
नागराज शेषनाग का विशेषण, - ईशः 1. वासुकि का 
विशेषण 2. शेषनाग का विशेषण 3. पतञ्जलि का 
विशेषण 4. पिगल मुनि का विशेषण--कन्या साँप की 
तरुणी कन्या, भम्‌ अझ्लेषा नक्षत्र,--भुज्‌ (तुं०) 
1. गरुड का विशेषण 2. मोर,--लता पान की बेल, 
तांबूळी,--हन्‌ (षुं०) गरुड का विशेषण दे० भुजगां- 
तक आदि । 

भुजङ्कगमः [ भुजं +-गम्‌ +- खच्‌, मुम्‌ ] 1. साँप 2. राहु का 
विशेषण 3. आठ की संख्या । 

भुजा [ भुज्‌+टाप्‌ ] 1. बाहु, हाथ- निहितभुजा छतयैक- 
योपकण्ठम्‌ ~ शि० ७।७१ 2. हाथ 3. साँप की कुंडली 
4. चक्कर, घेरा । सम०--कण्टः अंगुली का नाखून, 
-दलः हाथ,-मध्यः 1. कोहनी 2. छाती,-मूलम्‌ कन्धा । 

भुजिष्यः | भुज्‌ +किष्यन्‌ ] 1. दास, नौकर 2. साथी 
3. पोहंची, सूत्र जो कलाई पर पहना जाय 4. रोग, 

ष्या 1. परिचारिका, सेविका, दासी--अथांगदा- 

ङ्लिष्टभुजं भुजिष्या--रघु० ६।५३, मृच्छ० ४८, 
याज्ञ ० २।९० 2. वारांगना, वेश्या । 

भुण्ड्‌ (म्वा आ० भृण्डते) 1. सहारा देना, स्थापित 
रखना 2. चुनना, छांटना । 

भुर्भुरिका भुर्भुरी (स्त्री०) एक प्रकार की मिठाई । 

भुवनम्‌ | भवत्यत्र, भू--आघारादौ-क्युन्‌ | 1. लोक 
(लोकों के नाम यातो तीन है- त्रिभुवनम्‌ - या 
चौदह--इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुदंश भुञ्जते 
र्‍ाभेतूं० ३।२३ दे० 'लोक' भी, भुवनालोकनप्रीतिः 
--कु० २।४५, भुवनाविदितम्‌ - मेघ ६ 2. पृथ्वी 
3. स्वर्ग 4. प्राणी, जीवधारी जन्तु 5. मनुष्य, मानव 
6. पानी 7. चौदह की संख्या । सम०- ईशः पृथ्वी 
का स्त्रामी, राजा,--ईश्वरः 1. राजा 2. शिव का 
नाम,-ओकस्‌ (पुं) देवता, त्रयम्‌ त्रिलोकी 
(भूलोक, अन्तरिक्ष और द्युलोक; या स्वर्गलोक भूलोक 
और पाताळ लोक),--पावनी गंगा का विशेषण, 
- शासिन्‌ (पुं) राजा, शासक । 

९४ 


भुबन्यु [ भू+कन्युच्‌ | 1. स्वामी, प्रभु 2. सूयं 3. अग्नि 
4. चन्द्रमा । 

भुवर्‌, भुवस्‌ (अव्य०) [ भू०+-असुन्‌ ] 1. अन्तरिक्ष, 
आकाश (तीनों लोकों में से दूसरा, भूलोक सै ठीक 
ऊपर) 2. रहस्यमय शब्द, तीन व्याहृतियों में से एक 
(भूर्भुवः स्वः) । 

भुबिस्‌ (पु०) [ भू इसिन्‌, कित्‌ ] समुद्र । 

भुशुण्डिः,-डी (स्त्री) एक प्रकार का शस्त्र या अस्त्र । 

भू! (म्वा० पर०-(आ० विरळ) -भवति, भूत 1. होना, 
घटित होना-- कथमयं भवेन्नाम, अस्याः किमभवत्‌ 
~ मा० ९।२९ 'उसके भाग्य का कया हुआ'- उत्तर० 
३।२७, यद्भावि तद्भवतु,-- उत्तर० ३, 'होने दो जो 
कुछ होता है' इसी प्रकार दुःखितो भवति, हृष्टो 
भवति आदि 2. उत्पन्न होना- यदपत्यं भवेदस्याम्‌ 
=-मनु० ९१२७, भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति 
यान्ति मुच्छ० १।१३ 3. फूटना, निकालना, उदय 
होना - क्रोधाद्भवति संमोहः-भग० २।६३, १४।१७ 
4. घटित होना, होना, उपस्थित होना--नाततायिवधे 
दोषो हन्तुभेवति कश्चन-- मनु० ८1३५१, यदि संशयो 
भवेत्‌ - आदि 5. .जीवित रहना, विद्यमान रहना 
~ अभूदभूतपूर्वः राजा चितामणिर्नाम-- वास०, अभू- 
न्नुपो विबुधसखः परन्तपः भट्टि ११ 6. जीवित 
रहना, जिदा रहना, साँस लेना- त्वमिदानीं न 
भविष्यसि-श० ६, आः चारुदत्तहतक अयं न भवसि 
¬ मृच्छ० ४, रातमन्‌ प्रहर नन्वयं न भवसि- मा० 
५ (तुम मर चुके हो, अब तुम्हें साँस नहीं आवेगा) 
भग० ११।३२ 7. किसी। भी दशाया अवस्था में 
रहना, अच्छी या बुरी तरह बीतना-- भवान्‌ स्थले 
कथं भविष्यति- पंच० २ 8. ठहरना, डटे रहना, 
रहना - उत्तर० ३३३७ 9. सेवा करना, काम आना 
इदं पादोदकं भविष्यति-- श० १ 10. संभव होना 
(इस अर्थ में प्रायः लुटू लकार)-भवति भवान्‌ याज- 
यिष्यति- सिद्धा० 11. नेतृत्व करना, संचालन करना, 
प्रकाशित करना (संप्र० के साथ ) --वाताय कपिला 
विद्युत्‌' ` पीता भवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ 
--महाभा०, सुखाय तज्जन्मदिन बभूव- कु० १1२३ 
संस्मृतिर्भव भवत्यभवाय- कि० १८२७, न तस्या 
रुचये बभूव-रघुं० ६।३४ 12. साथ देना, सहायता 
करना, देवा अर्जुनतोऽभवन्‌ 13. संबन्ध रखना, पास 
रखना-तस्य ह शतं जाया ब्रभूवुः--ऐत० ब्रा०, मनु० 
६1३९ 14. व्यस्त होना, व्यापृत होना (अधि० के 
साथ ) --चरणक्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत्‌ 
- महा० 15. पूर्ववर्ती संज्ञा या विशेषण से आगे 
“भू' घातु का अथं हे 'वह होना जो पहले नहीं था? 
या केवल मात्र 'होना”--इवेतोभू सफेद होना, कृष्णीभू 


( ७४६ ) 


काला होना, पयोधरीभू स्तनका काम देना, इसी 
प्रकार क्षपणीभू साधु होना, प्रणिधोभ्‌ गुप्तचर का 
काम करना, आर्द्रोभू पिघलना, भस्मीभू राख बन 
जाना विषयोभू विषय बनाना, इसी प्रकार एक 
मतीभू, तरुणीभू आदि विशे०, “भू धातु का अथं 
संबद्ध क्रिया विशेषण के अनुसार नाना प्रकार से 
परिवर्तित होता रहता है, उदा० अग्रेभू आगे रहना, 
नेतृत्व करता अंतर्भे लीन होना, सम्मिलित होना 
-“ओजस्यन्तभंवन्त्यन्य--काव्य ० ८, अन्यथाभू और 
तरह होना, बदलना --न मे वचनमन्यथाभवितुमर्हति 
~ श० ४, आविर्भ प्रकट होना, उदय होना, स्पष्ट 
होना दे० आविस्‌, तिरोभू ओझल होना, दोषाभू संध्या 
होना, सायंकाल होना, पुनर्भू फिर विवाह करना, 
पुरोभू अग्रसर होना, आगे खड़े होना प्रादुर्भु उदय 


होना, दिखाई देना, प्रकट होना, मिध्याभू झूठ 


निकलता, वृथाभू व्यर्थ होना आदि) - प्रेर० (भाव- 
यति-ते) 1. उत्पन्न करना, अस्तित्व में लाना, सत्ता 
बनाना 2. कारण बनना, पैदा करना, जन्म देना 
3. प्रकट करना, प्रदर्शन करना, निदर्शन करना 
4. पालना, परवरिश करना,सहारा देना,संधा रण करना, 
जान डालना -पुनः सृजति वर्षाणि भगवान्‌ भावयन्‌ 
प्रजा:--महा०, देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु 
वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ--भग० 
३।११, भहि० १६।२७ 5. सोचना, विमर्श करना, 
विचारना, खयाल करना, कल्पना करना 6. देखना 
समझना, मानना - अर्थमनर्थं भावय नित्यम्‌ -मोह्‌० 
२7. सिद्ध करना, सावित करना, पक्का - याज्ञ 
२।११ 8. पवित्र करना 9. हासिल करना, प्राप्त 
करना 10. मिलाना, मिश्रण, तैयार करना 11. परि- 
वर्तेन करना, रूपान्तरित करना 12. ड्बोना,-सराबोर 
करना । इच्छा ०-बुभूषति, होने की या बनने की इच्छा 
करना, अति,--अतिरिक्त होना आगे बढ़ जाना, 
अधिक हो जाना, अनु--,1. मजे लेना, अनुभव करना 
महसूस करना, भोगना (बुरा या भला) --असक्तः 
सुखमन्वभूत--रधघु० १।२१, कु० २।४५ रघु० ७।२८, 
आत्मकृतानां हि दोषाणां फलमनुभवितव्यमात्मनेव 
-का० १२१, श० ५।७ 2. प्रत्यक्ष करना, बोघ होना, 
समझना 3. जांच करना, परीक्षण करना,-प्रेर० 
“- आनन्द मनवाना, अनुभव या महसूस करवाना 


~ आमोदो न हि कस्तूर्याः शपथेनानुभाव्यते--भामि० 
१।१२०, अभि-, 1. विजय प्राप्त करना, दमन करना, 
परास्त करना, आगे बढ़ जाना, उत्तम होना-_भग० 
१।३९, कि० १०।२३, रघु० ८।३६2. आक्रमण 
करना, हमला करना -विपदोऽभिवत्यविक्रमम्‌-कि० 
२।१४ अभ्यभावि भरताग्रजस्तया--रघु० १११६ 


3. नीचा दिखाना, अपमान करना 4. प्रभुत्व रखना, 
प्रभाव रखना, व्याप्त होना, उद्‌-उदय होना, उगना 
~ उदूभूतध्वनिः, प्रेर० -- पैदा करना, सुजन करना, 
जन्म देना - रघु० २।६२, परा --, 1. हराना, परास्त 
करना, जीत लेना 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, 
सताना, परि--, 1. हराना, दमन करना, जीतना, 
हावी होना (अतः) आगे बढ़ जाना, पछाड़ देना 

- लग्नद्विरेफं परिभूय पद्मम्‌--मुद्रा० ७।१६, रघु० 
१०1३५ 2. तुच्छ समझना, उपेक्षा करना, घृणा 
करना, अनादर करना, अपमान करना,--मा मां 
महात्मन्‌ परिभूः भहि० १।२२, ४३७ 3. क्षति 
पहुँचाना, नष्ट करना, बर्बाद करना 4. कष्ट पहुँचाना, 
दुःख देना 5. नीचा दिखाना, लज्जित करना, प्र 
~¬, 1. उदय होना, निकलना, फूटना, जन्म लेना, उप- 
जना, पैदा होना (अपा०्के साथ)-लोभाऱ्क्रो धः प्रभवति 
= हि० १।२७, स्वायं भुंवान्मरीचेय: प्रबभूव प्रजापतिः 
--शे० ७।९, पुरुषः प्रबभूवाग्नेविस्मयेन सहत्विजाम्‌ 
--रघु० १०।५०, भग० ८।१८ 2. प्रकट होना, दिखाई 
देना --हि० ४।८४ 3. गुणा करना, बढ़ाना, दे० प्रभूत 


- 4. मजबूत होना, शक्तिशाली होना, छा जाना, प्रभूत्व 


होना, बल दिखाना -- प्रभवति हि महिम्ना स्वेन 
योगीशवरीयं--मा० ९।५२, प्रभवति भगवान्‌ विधिः 
-"का० ५, 5. योग्य होना, समान होता, शक्ति रखना 
('तुमुन्नन्त के साथ)-कुसुमान्यपि बात्रसङ्गमात्‌ प्रभव- 
त्यायुन्रपोहितुं यदि-रघु०८।४४, श० ६।३०, विक्रम० 
१।९, उत्तर० २।४ 6. नियंत्रण रखना, प्रभाव रखना, 
छा जाना, स्वामी होना (बहुधा संबं० के, कभी २ 
संप्र० या अधि० के साथ) --यदि प्रभविष्याम्यात्मनः 
-ण्श० १, उत्तर० १, प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य 


महाराजः-मा० ४, तत्प्रभवति अनुशासने देवी-वेणी० 
२. 7. जोड़ा का होना -प्रभवति मल्लो मल्लाय 
--महाभा० 8. पर्याप्त होना, यथेष्ट होना-कु० ६1५९ 
9. रक्खा जाना (अधि० के साथ) -गुरु: प्रहषे: प्रबभूव 
नात्मनि-रघु० ३1१७ 10. उपयोगी होना 11. याचना 
करना, अनुनय-विनय करना, वि-(प्रेर०)1. सोचना, 
विमर्श करना, विचारना 2. जानकार होना, जानना, 
प्रत्यक्ष करना, देखना--श० ४ 3. फसला करना, 
निश्चय करना, स्पष्ट करना, सम्‌--, 1. उदय होना, 
पैदा होना, उपजना, फूटना- कथमपि भुवनेऽस्मिस्ता- 
दृशाः संभवन्ति-मा० २।९, धर्भसंस्थापनार्थाय संभ- 
वामि युगे युगे-भग० ४८, कि० ५।२२, भट्टि० 
६1१३८, मनु० ८1१५५ 2. होना, बनता, विद्यमान 
होना 3. घटित होना, घटना होना 4. संभव होना, 
5. यथेष्ट होना, सक्षम होना ('तुमुन्नन्त' के साथ) 
त यन्तियन्तुं समभावि भानुना--शि० १।२७ 


( ७४७ ) 


6. मिलना, एक होना, सम्मिलित होना--संभूयाम्भो- 
धिमभ्येति महानद्या नगापगा--शि० २1१००, संभूयेव 
सुखानि चेतसि -मा० ५।९ 7. संगत होना 8. पकड़ने 
के योग्य, (प्रेर०) 1. पैदा करना, उत्पन्न करना 
2. कल्पना करना, सोचना, उद्भावन करना, चिन्तन 
करना 3. अनुमान लगाना, अटकळ लगाना--श० २, 
4. सोचना, खयाल करना 5. सम्मान करना, आदर 
करना, आदर प्रदर्शित करना--प्राप्तोऽसि संभा- 
वयितुं वनान्माम्‌ -रघु० ५।११, ७।८ 6. सम्मान 
करना, उपहार देना, बर्ताव करना--कु० ३1३७ 
7. मढ़ता, थोपना --मुच्छ० ११३६ । 
11 (भ्वा० उभ० भवति - ते) हासिल करना, प्राप्त 
करना । 
11 (चुरा० आ० भावयते) प्राप्त करना, उपलब्ध 
करना । 
1४ (चुरा० उभ०- भावयति--ते) 1. सोचना, 
विमर्श करना 2. मिलाना, मिश्रित करना 
3. पवित्र होना (“भू के प्रेर० रूप से संबद्ध) । 


भू (वि०) [ भू-क्विप्‌ | (समास के अन्त में) होने 


254 


वाला, विद्यमान, बनने वाला, फूटने वाला, उगने 
वाला, उपजने वाला, चित्तभू, आत्मभू, कमलभू, 
वित्तभू आदि-- (पुं०) विष्णु का विशेषण । 


: (स्त्री) [ भू-क्विप्‌ ] 1. पृथ्वी (विपण अन्तरिक्ष 


या स्वर्ग-दिवं महत्वानिव भोक्ष्यते भुवम्‌-रघु० ३।४, 
१८।४, मेघ० १८, मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः 
2. विश्व, भूमण्डल 3. भूमि, फश _ प्रासादोपरिभूमयः 
मुद्रा» ३, मणिमयभूवः (प्रासादाः) -मेघ० ६४ 
4. भूमि, भूसंपत्ति 5. जगह, स्थान, क्षेत्र, भूखण्ड 
--काननभूवि, उपवनभुवि आदि 6. सामग्री, विषय- 
वस्तु 7. 'एक' की संख्या की प्रतीकात्टक अभिव्यक्ति 
8. ज्यामिति को आकृति की आधाररेखा 9. (धरती 
का घ्रतिनिधान करने वाली) सबसे पहली (तीनों में) 
व्याहृति या रहस्यमूलक अक्षर “४ जिसका उच्चारण 
प्रतिदिन संध्या के समय मंत्रपाठ करते हुए किया 
जाता है । सम०--उत्तमम्‌ सोना, - कदभ्बः कदम्ब 
वृक्ष का भेद,-कम्पः भूचाल,--कर्णेः धरती का व्यास, 
~ कश्यपः कृष्ण के पिता वासुदेव का विशेषण,-काकः 
1. एक प्रकार का बगुला 2. पनमुर्गी 3. एक प्रकार 
का कबूतर,-केशः बट-वृक्ष,-केशा राक्षसी, पिशाचिनी, 
क्षित्‌ (पु०) सुअर,-गरम्‌ विशेष प्रकार का जहर, 
गर्भः भवभूति का विशेषण, - गृहम्‌, येहम्‌ भूमि 
के नीचे. का गोदाम, तहखाना, - गोलः भूमिगोल, 
भूमंडल--भूगोलमृद्दिभ्रते -गीत० १, विद्या भूगोल, 
घनः काया, शरोर - चक्रम्‌ विषुवद्रेखा, भूमध्यरेखा 
चर (वि०) भूमि पर घूमने वाला या रहने वाला 


(रः) शिव का विशेषण,-छाया, छायम्‌ 1. भू छाया, 
(इसे ही ग्रामीण “राहु! कहते हैँ) 2. अंधकार-जन्तुः 
1. एक जमीन का कीड़ा 2. हाथी,-- जम्बुः,-- बूः गहूं 
~ तलम्‌ धरातल, पृथ्वीतल,-तृणः (भूस्तृणः) एक 
प्रकार का सुगंघयुक्त घास,-_ दारः सूअर,-देवः,--सुरः 
ब्राह्मण, धनः राजा धरः 1. पहाड़ 2. शिव 
का विशेषण 3. कृष्ण का विशेषण 4. 'सात' 
की संख्या ईश्वर: “राज: हिमालय पहाड़ का 
विशेषण °जः वृक्ष,-नागः एक प्रकार का धरती का 
कीड़ा, केंचुवा,-नेत (पुं०) प्रभू, शासक, राजा,-पः 
प्रभू, शासक, राजा,--पतिः 1. राजा, 2. शिव का 
विशेषण 3. इन्द्र का विशेषण,--पदः वृक्ष,--पदी एक 
विशिष्ट प्रकार की चमेली,---परिधिः पृथ्वी का घेरा, 
पालः राजा, प्रभु-पालनम्‌ प्रभृता आधिपत्य 
पुत्रः, सुतः मंगलग्रह,पुत्री, सुता 'धरती की 
बेटी सीता का विशेषण,--प्रकंप: भूचाल,--प्रदानम्‌ 
भूदान,--बिम्बः,-बम्‌ भूलोक, भूमंडळ, भतृं (पुं०) 
राजा, प्रमु,--भग्गः क्षेत्र, स्थान, जगह,-- भुज्‌ (प्‌०) 
राजा,-भृत्‌ (पुं०) पहाड--दाता मे भूभृतां नाथः 
प्रमाणीक्रियतामिति--कु० ६1१, रघु० १७।७८ 
2. राजा, प्रभु-निष्प्रभशच रिपुरास भूभृताम्‌ -- रघु ° 
११।८१ 3. विष्णु का विशेषण-- मण्डलम्‌ पृथ्वी, 
भूमण्डल, धरती, - रुह्‌ (पुं ), - र्हः वृक्ष, - लोकः 
(भूर्लोकः) भूमण्डल, -- वल्यम्‌ भूमण्डल, -- बल्लभः 
राजा, प्रभु, - वृत्तम्‌ भूमध्यरेखा,--शक्रः 'घरती पर 
इन्द्र, राजा, प्रभु, शयः विष्णु का विशेषण, -- श्रवस्‌ 
(पु) बमी, दीमक का मिट्टी का टीला,--श्ुरः 
ब्राह्मण,- स्पृश (पुं) 1. मनुष्य 2. मानवजाति 
3. वेश्य, - स्वर्गः मेरु पहाड का विशेषण,--स्वामिन्‌ 
(पुं०) भूमिधर, भूमि का स्वामी । 

भूकः, - कम्‌ [भू त-कक्‌] 1. विवर, रन्ध्र, गर्त 2, झरना 
3. काळ । 

भूकलः [भुवि कलयति --कल्‌--अच्‌] अडियल घोडा । 

भूत (भू० क० कृ०) [भू-क्त] 1. जो हो चुका हो, होने 
वाला, वर्तमान 2. उत्पन्न, निमित 3. वस्तुतः होने 
वाला, जो वस्तुतः घट चुका हो, यथार्थ 4. ठीक, 
उचित, सही 5. अतीत, गया हुआ 6. उपलब्ध 
7. मिश्रित या मिलाया हुआ 8. सदुश, समान दे० 
'भू', तः 1. पुत्र, बच्चा 2. शिव का विशेषण 
3. चान्द्रमास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का दिन,-तम्‌ 
1. प्राणी (मानव, दिव्य, या अचेतन) ---कु० ४1४५, 
पंच० २।८७ 2. जीवित प्राणी, जन्तु, जीवघारी 
“भूतेषु कि च करुणां बहुली करोति---भामि० 
१।१२२, उत्तर० ४।६ 3. प्रेत, भूत, पिशाच, दानव 
4. तत्त्व (वे पाँच हैं - अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 


( ७४८ ) 


वायु और आकाश )--तं वेघा विदधे नूनं महाभूत- ¦ 
समाधिना -रघु० १1२९ 5. वास्तविक घटना, तथ्य, : 


वास्तविकता 6. अतीत, भूतकाल 7. संसार 8. कुशल- 
क्षेम, कल्याण 9. पाँच की संख्या के लिए प्रतीकात्मक 


अभिव्यक्ति । सम०-- अनुकम्पा सब प्राणियों के लिए | 


करुणा-भूतानुकम्पा तव चेत्‌--रधु० २1४८, - अन्तकः 
मृत्यू का देवता यम, - अर्थः तथ्य, वास्तविक तथ्य, 


यथार्थं स्थिति, सचाई, वास्तविकता--आर्ये कथयामि | 
ते भूतार्थम्‌ श० १, भूतार्थशोभाह्लियमाणनेत्राः--कु० ; 
७१३, कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति | 
~ मृच्छ० ३।२४, "कथनम्‌, “व्याहृतिः (स्त्री०) | 


तथ्यवर्णन-भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः 
--“रघु० १०।३३,--आत्मक (वि०) तत्त्वों से युक्त 


या तत्त्वों से बना हुआ,---आत्मन्‌ (पुं०) 1. जीवात्मा | 


(विप० परमात्मा), आत्मा 2. ब्रह्मा का विशेषण 
3. शिव का विशेषण 4. मूलतत्त्व 5. शरीर 6. युद्ध, 
संघषं,-आदिः 1. परमात्मा 2. (सांख्य० में) अहंकार 
का विशेषण, - आतं (वि०) प्रेताविष्ट,-- आवासः 
1. शरीर 2. शिव का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण, 


-- आविष्ट (वि०) भूता प्रेतादि से प्रभावित, | 


- आवेशः भूत या प्रेत का किसी पर सवार होना, 
--इज्यम्‌,--इज्धा भूतों को आहुति देना, - इष्टा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, - ईशः 1. ब्रह्म का विशेषण 
2. विष्णु का विशेषण 3. शिव का विशेषण भूतेशस्य 
भुजङ्गवल्लिवलयन्नङ्नद्धजूटाजटा; - मा० १२, 
--ईइवरः शिव का विशेषण--रघु० २।४६, -- उन्मादः 
भूत प्रेतादि के चढ़ने से उत्पन्न पागलपन,--उपसृष्ट, 
-- उपहत (वि०)पिशाच से पीडित,-- ओदनः चावलों 
की थाली, - कर्तृ ` कृत्‌ (पुं०) ब्रह्म का विशेषण, 
--कालः 1. बीता हुआ समय (व्या० में) अतीत या 
भूतकाल, केशी तुलसी,--कान्तिः (स्त्रीं०) भूत-प्रेत 
को सवारी, गणः उत्पन्न प्राणियों का समुदाय 
2. भूतप्रेत या पिशाचों का समूह - भग० १८।४, 
--ग्रस्त (वि०) जिसपर भूतप्रेत सवार हो गया हो, 
-ग्रामः 1. जीवित प्राणियों का समूह, समस्त जीव, 
सृष्टि-उत्तर० ७, भग० ८1१९ 2. भूतप्रेतों का समूह 
3. शरीर,--ध्नः 1. ऊंट 2. लहसुन, (ध्नी) तुलसी 
“चतुर्देशी कातिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, 
चारिन्‌ (पुं) शिव का विशेषण, - जयः तत्त्वों के 
ऊपर विजय,--दया सब प्राणियों के प्रति करुणा, 
प्राणिमात्र पर दया,-धर/ -- घात्री,--धारिणी पृथ्वी, 
नाथः शिव का विशेषण, --नायिका दुर्गा का 
विशेषण,--नाशनः 1. भिलावें का पौधा 2. सरसों 
3. कालीमिचं,-निचयः झरीर,-पतिः 1. शिवका विशे- 
षण-कु० ३।४३, ७४ 2. अग्नि का विशेषण 3. काली 


तुलसी,--पूणिमा आश्विन मास का पूर्णमासी,- पुव 
(वि०) पहले से विद्यमान, पहला - भूतपुर्वंख रालयम्‌ 
>उत्तर० २।१७,--षूर्वम्‌ (अव्यु०) पहले,--प्रकृतिः 
(स्त्री?) सब प्राणियों का मूल,--बलिःम= भूतयज्ञ 
दे०,- ब्रह्मन्‌ (पुं०) अधम ब्राह्मण जो अपना निर्वाह 
मूति पर चढ़ावे से करता हे - दे० देवल, भतू 
(पुंश) शिव का विशेषण, - भावनः ब्रह्मा का विशेषण 
2. विष्णु का विशेषण, -- भाषा --भाषित पिशाचो 
की भाषा,--महेश्वरः शिव का विशेषण,--यज्ञः सब 
प्राणियों की बलि या आहुति देना, दैनिक पाँच यज्ञों में 
से एक बलिवैश्वदेव, - योनिः उत्पन्न प्राणियों का 
मूलस्रोत,--राजः शिव का विशेषण, वर्गः भूत-प्रेत 
का समुदाय, -वासः बहेड़े का वृक्ष, - बाहनः शिव 
मुद न्‌ 
का विशेषण,--विक्रिया 1. अपस्मार, मिरगी 2. भूत 
या पिचाच की सवारी,--विज्ञानम्‌,- विद्या पिशाच 
विज्ञान,-वृक्षः बिभीतक वृक्ष, बहेड़े का पेड़, - संसारः 
मत्यंलोक,--संचारः भूत पिशाच का आवेरा,-संप्लबः 
विश्व का जलप्रलय, या विनाश,--सर्गः संसार की 
सृष्टि, उत्पन्न प्राणियों का समुदाय,- सूक्ष्मम्‌ सूक्ष्म- 
तत्त्व,--स्थानम्‌ 1. जीवधारी प्राणियों का आवास 
2. पिशाचों का वासस्थान, -- हत्या जीवधारी प्राणियों 
की हत्या । 


भूतमय (वि०) [ भूत--मयट्‌ ] 1. सब प्राणियों समेत 


2. उत्पन्न प्राणियों या मूळतत्त्वों से निमित । 


| भूतिः (स्त्री०) [भू+-व्तिन्‌] 1. होना, अस्तित्व 2. जन्म, 


उत्पत्ति 3. कुशल-क्षेय, कल्याण, आनन्द, समृद्धि 
-अजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो वलिमग्रहीतू -- रघु० 
१।१८, नरपतिकुलभूत्यै --२।७४, स वोऽस्तु भूत्ये 
भगवान मुकुन्दः-विक्रमांक० १।२ 4. सफलता, 
अच्छा भाग्य 5. धन-दौलत, सौ भाग्य-विपत्प्रतोकार- 
परेण मंगलं निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन वा - कु» ५।७६ 
6. गौरव, महिमा, विभूति 7. राख --भृतभूतिरहीन- 
भोगभाक्‌ - शि० १६।७१ (यहां नूत शब्द का 
अर्थ धन' भी हूँ), स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना-१।४ 
8. रंगीन धारियों से हाथी का श्उंगार करना -- भक्ति- 
च्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य -- मेघ० १९ 
9. तपस्या या अभिचार के अनुष्ठान से प्राप्य अति- 
मानव शक्ति 10. तला हुआ मांस 11. हाथियों का मद, 
--तिः 1. शिव का विशेषणं 2. विष्णु का विशेषण 
3. पितृगण का विशेषण । सम०-_ कर्मन्‌ (नपुं०) 
कोई भी शुभ कृत्य या उत्सव, काम (वि०) समृद्धि 
का इच्छुक (मः) 1. राज्यमन्त्री 2. बृहस्पति का 
विशेषण, कालः शुभ या सुखद समय,- कीलः 
1. छिद्र, गते 1. खाई 3. भूगर्भगृह, तहुखाना,--कृत्‌ 
(पुं) शिव का विशेषण, गर्भ: भवभूति का विशे- 


( ७४९ ) 


षण,-- दः शिव का विशेषण,--निधानम्‌ धनिष्ठा 
नक्षत्र, -- भूषण; शिव का विशेषण,--वाहनः शिव का 
विशेषण । 

भूतिकम्‌ [ भूति--कन्‌ ] 1. कपूर 2. चन्दन की लकड़ी 
3. औषधि का पौधा, कायफल । 

भूमत्‌ (वि०) | भू+मतुप्‌ [ भूमिधर-पुं० राजा, प्रभु । 

भूमन्‌ (पुं०) | बहोर्भावः बहु इमनिच्‌ इलोपे भ्वादेशः | 
4. भारी परिमाण, प्राचुयं, यथेष्टता, बड़ी संख्या 
-भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगा:- मा० १४, संभूयेव 
सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते -४।९ 2. दौलत 
नपुं० 1. पृथ्वी 2. प्रदेश, जिला, भूखण्ड 3. प्राणी, 
जन्तु 4. बहुवचनता (संख्या की) आपः स्त्रीभूम्नि 
अमर?» तु» पृंभूनन्‌ । 

भूमय (वि०) (स्त्री--यी) [ भू+मयद्‌ | मिट्टी का, 
मिट्टी का बना या मिट्टी से उत्पन्न 1 

भूमिः (स्त्री०) [भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि-भू+मि किच्च वा 
डीप्‌] 1. पृथ्वी (विप स्वर्ग, गगन या पाताल)द्यौर्भूमि- 
रापोहृदयं यमश्च-पंच० १।१८२, रघु० २1७४ 2. मिट्टी 
भूमि--उत्खातिनी भूमिः--श० १, कुर १।२४ 
3. प्रदेश, जिला, देश, भू- विदर्भभूमिः 4. स्थान, 
जगह, जमीन, भूखण्ड--प्रमदवनभूमयः--श°० ६, 
अधित्यकाभूमिः--ने० २२।४१, रघु० १।५२ ३।६१, 
कु० ३।५८ 5. स्थल, स्थिति 6. जमीन भूसंपत्ति 
7. कहानी, घर का फर्श --यथा 'सप्तभूमिकः त्रासाद 
में 8. अभिरुचि, हावभाव 9. (नाटक में) किसी 
पात्र का चरित्र या अभिनय--तु० भूमिका 10. विषय, 
पदार्थ, आधार विश्‍वासभूमि, स्नेहभूमि आदि 11. दर्जा 
विस्तार, सीमा - कि० १०।५८ 12. जिह्वा, जबान । 
सम०--अन्तरः पड़ोसी राज्य का राजा, - इन्द्रः, 


--ईङ्वरः राजा, प्रभ,--कदंबः कदभ्ब का एक भेद, 
गुहा भूमि में विवर या गुफा,--गृहम्‌ भूगभंगृह, 
भौंरा, तहखाना, -चलः - चलनम्‌ भूचाल--जः 
1. मंगलग्रह 2. नरकासुर का विशेषण 3. मनुष्य 
4. भूनिव नाम का पौधा, (जा) सीता का विशेषण, 
>जजीविन्‌ (पुं०) वेश्य,-- तलम्‌ भूतल, पृथ्वी की 
सतह,--दानम्‌ भूदान,-देवः ब्राह्मण - धरः 1. पहाड़ 
2. राजा 3. सात की संख्या,--नाथः,-- पः, - पतिः, 
--पालः, भुज्‌ (पुं०) राजा, प्रभु--रघु० १।४७, 
--पक्षः तेज घोड़ा, -- पिशाचम्‌ ताड का वृक्ष (जिससे 
ताडी तयार की जाती है),--पुत्रः मंगलग्रह,--पुरंदर: 
1. राजा 2. दिलीप का नाम,-भृत्‌ 1. पहाड 2. राजा 
-भण्डा एक प्रकार की चमेली,-रक्षकः तेज घोड़ा,-लाभः 
मृत्यु (शा? मिट्रो में मिल जाना), - लेपनम्‌ गोबर 
- -वर्धन:--नस्‌ मृतक शरीर, शव,--शय (वि०) 
भूमि पर सोने वालाः (यः) जंगली कबूतर,--शयनम्‌ 


झ्या भूमि पर सोना,--संभवः-सुतः 1. मंगलग्रह 
2. नरकासुर का विशेषण, (-वा-ता) सीता का 
विशेषण,- संनिवेशः देश का सामान्य दर्शन,--स्पृश्‌ 
(पुं०) 1. मनुष्य 2. मानवजाति 3. वैश्य 4. चोर । 

भूमिका [भूमि क+क-+टाप्‌ | 1. पृथ्वी, जमीन, मिट्टी 
2. स्थान, प्रदेश, स्थल (भूका०) 3. कहानी, संभास्थल 
4. पग, दर्जा-मधुमतीसंज्ञां भूमिकां साक्षात्कुवत 
--योग० या नैयायिकादिभिरात्मा प्रथमभूमिकाया- 
मवतारितः--सांख्यप्र 5. लिखने के लिए तख्ता 
--दे० अक्षरभूमिका 6. नाटक में किसी पात्र का 
चरित्र या अभिनय--या यस्य यूज्यते भूमिका तां 
खल तर्थव भावेन सर्वे बर्ग्या: पाठिताः, कामन्दक्या 
प्रथमां भूमिकां भाव एवाधीते--मा० १, लक्ष्मीभूमि- 
कायां वर्तमानोर्वंशी वारुणीभूमिकायां वरतेमानया 
मेनकया पष्टा--विक्रम० ३, शि० १।६९ 7. नाटक 
के पात्र की अभिनय सम्बन्धी पोशाक 8. सजावट 
9. किसी पुस्तक की प्रस्तावना या परिचय । 


भूमी [भूमि+-डीष्‌] पृथ्यी, दे” भूमि । सम०--कदम्ब 
=भूमिकदंबः,प्रतिऽ~-भुज्‌ (पुं) राजा, रुह 
(पुं) रुहः वृक्ष । 

भूयम्‌ (नपुं०) होने की स्थिति--जैसा कि -्रह्मभूयम्‌ में 
--दाशरधिभूयम्‌-- शि० १४।८१। 

भूयशस्‌ (अव्य) [भूय-{-शस्‌] 1. अधिकतर, बहुधा, 
सामान्यतः, साधारण नियम के रूप में 2. अत्यधिक, 
बड़े परिमाण में 3. फिर, और आगे । 


भूयस्‌ (वि०) (स्त्री०-सी) [बहु +-ईयसुन्‌, ईलोपे म्वादेश:] 
1. अधिकतर, अपेक्षाकृत संख्या में अधिक या बहुत 

2. अधिक बड़ा, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत--कु० 
६।१३ 3 अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 4. बहुत बड़ा 
या विस्तृत, अधिकः, बहुत, असंख्य--भवति च पुन- 
्भूयान्मेदः फलं प्रति तद्यथा--उत्तर० २।४, भद्रे भद्र 
वितर भगवभूयसे मङ्गलाय ~ मा०१।३, उत्तर० ३।४ 
रघु० १७।४१, उत्तर० २।३ 5. सैम्पन्न, बहुल- एव- 
प्रायगुणभूयसीं स्वकृति-मां १, अव्य० 1. अधिक, 
अत्यधिक, अत्यन्त, अधिकतर, बहुत करके 2. और 
अधिक, फिर, आगे, और फिर, इसके अतिरिक्त, 
--पाथेयम्‌त्सृज बिसं ग्रहणाय भूय;--विक्रम० ४।१६ 
रघ० २।१६. मेघ? १११ 3. बार बार, महुमहु 
(इस शब्द का रूप भूयसा जब क्रि० वि० के रूप 
में प्रयुक्त होता है तो निम्नांकित अर्थ होते है 
1. अत्यधिक, बहुत अधिक, अत्यन्त, अपरिमित, अघि 
कांझ में-न खरो नच भूयसा मूदु: -रघु० ८।८ 

पइ्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयात्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 
श० १।७ 2. बहुघा. साधारणतः--भूयसा जीविधर्म 


एषः--उत्तर० ५) । सम० - दर्शनस्‌ 1. बार बार 


(७५० 


देखना 2. बार बार व्यापक दर्शन पर आधारित 
अनुमान, -भूयस्‌ (अव्य०) पुनः पुनः, बार बार 
भूयोभूयः सविधनगरीरथ्ययापर्यटन्तम्‌-मा०१।१५, 
--विद्य (वि०) 1. अपेक्षाकृत विद्वान्‌ 2. अत्यन्त 
विद्वान्‌ । 


भूयस्त्वम्‌ | भूयस्‌-+-त्व | 1. बहुतायत, बहुलता 2. बहु- 


संख्यकता, प्रबलता । हु 

भूयिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन बहुञ-इष्ठन्‌ भ्वादेशे युक्‌ च] 
ˆ 1. अत्यंत, अत्यंत असंख्यक या प्रचुर 2. अत्यंत महत्त्व 
पूर्ण, प्रधान, मुख्य 3. बहुत बड़ा या विस्तृत, अत्य- 
धिक, बहुत, बहुत से, असंख्य 4. मुख्य रूप से, अत्यंत 
स्वस्थचित्त, अत्यंत संचरित या मुक्त, मुख्यतः भरा 
हुआ या चरित्र से युक्त (समांस के अन्त म) -- अभि- 
रूपभूयिष्ठा परिषद्‌ -- श० १, शूल्यमांसभूयिष्ठ आहा- 
रोऽस्यते --श० २, रघु० ४।७० 5. प्रायः अधिकतर, 
लगभग सब (बहुधा' क्तांत' रूप के पश्चात्‌) --अये 
उदितभूयिष्ठ एप तपनः--मा० १, निर्वाणभूयिष्ठ- 
मथास्य वीर्यम्‌ ` कु० ३।५२, विक्रम० १।८, --ष्ठम्‌ 
(अव्य०) 1. अधिकांशतः, अत्यंत -श० १।३१ 
2. अत्यधिक, बहुत ज्यादह, अधिक से अधिक 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने --श० ४।१७, रघु० 
बा, १३।१४ । 


भूर्‌ (अव्य०) | भू-+-रुक्‌ | तीन व्याहृतियों में से एक । 
भूरि (दि०) | भूत किन्‌ | 1. बहुत, प्रचुर, असंख्य, 


यथेष्ट 2. बड़ा, विस्तृत, (पुं०) 1. विष्णु का विशेषण 
2. ब्रह्मा का विशेषण 3. शिव का विशेषण 4. इन्द्र 
का विशेषण (नपुं०) सोना, (अव्य०)1. बहुत, अधिक, 
अत्यधिक - -नवाम्बभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः--श० 
५।१२ 2. बार बार प्रायः मुहुर्मुहुः। सम ०--गमः 
गधा,--तेजस्‌ (वि०) अतिकान्तियुक्त (पुं०) अग्नि, 
--दक्षिण(वि०) 1. मल्यवान्‌ उपहार या पुरस्कारों से 
युक्त 2. पुरस्कार देने में उदार, दानशील,--दानम्‌ 
उदारता,--धन (वि०) दौलतमंद, घनाढय,--धामन्‌ 
(बि०) अतिकाँति से युक्त,--प्रयोग (वि०) जिसका 
बहुत उपयोग हुआ हे, सामान्य व्यवहार में आने वाला 
(शब्द) प्रेमन्‌ (पुं) चकवा,--भागः (वि०) 
धनाढ्य, समृद्धिशाली,-माबः गीदड़ था लोमड़ी, - रसः 
गन्ना,--~लाभः बहुत फायद।,--विक्रम (वि०) बड़ा 
बहादुर, बड़ा योद्धा, वृष्टिः (स्त्री) बहुत वारिश, 
-“श्रवस्‌ (पुं) कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले एक 
योद्धा का नाम जिसे सात्यंकि ने यमपुर भेजा था । 


भूरिज्‌ (स्त्र०) | भू-+-इजि, पृषो० साधुः ] पृथ्वी । 
भूजः | भू +-ऊजे्‌ +अच्‌ ] भोजपत्र का पेड-- भूर्जगतो- 


अक्षरविन्यासः वि० २, कु० १।७। सम० - कण्टकः 
वर्णसंकर जाति का पुरुष, जाति से बहिष्कृत ब्राह्मण 


) 


की उसी वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान- ब्रात्या तु 
जायते विद्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः मनु० १०।२१, 
पत्रः भोजपत्र का वृक्ष । 


भूणिः (स्त्री) [ भृ‡-नि, नि० ऊत्वम्‌ ] पृथ्वी । 
भूष्‌ (भ्वा० पर०, चुरा? उभ०-भूषति, भूषयति-ते, 


भूषित) 1. अलंकृत करना, सजाना, श्छुंगार करना 
~शु भूषयति श्रृतं वपु:--भट्टि० २०।१५ 2. अपने 
आपको सजाना (आ०) भूषयते कन्या स्वयमेव 
3. फैलाना, बखेरना, बिछाना--रघु० २।३१, अभि,- 
अलंकृत करना, भूषित करना, सौन्दर्य देना--शि० 
७।३८, वि--, अलंकृत करना, सजाना-केयूरा न 
विभूषयन्ति पुरुषम्‌--भतृं० २।१९, शि० ९।३३, 
कु० १।२८। 


भूषणम्‌ | भूष्‌+-ल्युट्‌ ] 1. अलंकरण, सजावट 2. अलं- 


कार, शगार, सजावट का सामान-- क्षीयन्ते खलू 
भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌--भ्तृं० २1१९, 
रघु० ३।२, १३।५७। 


भूषा | भूष्‌ +क+-टाप्‌ ] 1. सजाना, भूषित करना 


2. आभूषण, सजावट जैसा कि 'कर्णंभूषा' 3. रत्न । 


भूषित (भू० क० कृ०) [ भूष्‌ +क्त | सजाया हुआ, 


भूष्णु 


4 


सुभूषित,--मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्कर: । 
(वि०) [ भू+-ष्णु ] 1. होने वाला, बनने वाला 
जैसा कि अलंभूष्णु 2. धन या समृद्धि की इच्छा करने 
वाला--मनु० ४1१३५ । 
(भ्वा० जुहो० उभ० भरति--ते, बिभति--ंबभूते 
भूत, कमंवा० भ्रियते, इच्छा० विभरिषति या बुभू- 
षेति) । भरना--जठरं को न बिभति केवलम्‌-पंच० 
१।२२ 2. भरना, व्याप्त होना, पूर्णे होना --अभार्षीद्‌ 
ध्वनिना लोकान्‌ - भट्टि ० १५।२४ 3. रखना, सहारा 
देना, संभालना, पोषण करना -धुरं धरित्र्या बिभ- 
राम्बभूव -रघु० १८1४४ कूर्मो बिभति धरणी खलु 
पृष्ठकेन --चौर० ५०, भट्टि १७।१६ 4. संधारण 
करना, दूध पिलाना, छालन-पालन करना, प्ररक्षण 
करना, संभाळ रखना, परवरिश करना दरिद्रान्भर 
कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌-हि० १।१५ 5. धारण 
करना, रखना, अधिकार में लेता-सिन्धोर्बभार सलिलं 
शयनीयलक्ष्मीम्‌-कि० ७।५७, पिशुनजनं खलू बिश्रति 
्षितीन्द्राः-भामि० १।७४, बलित्रयं चारु बभार वाला 
-ण्कु० १1३९ इन्दोर्देन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिभति 
जामैघ० ८४, श० २४ 6. पहुनना--विभ्रज्ज्टा- 
मण्डलम्‌ --श°० ७1११, ६1५ विवाहकौतुकं ललितं 
बिश्रत एव (तस्य) -रघु० ८1१, १०।१० जटाश्च 
बिभृयान्नित्यम्‌ मनु० ६।६ 7. महसूस करना, अनु- 
भव करना, भोगना, सहन करना (हषं या दुःख 
आदि) भावशुद्धिसहितेम्‌ंदं जनो नाटकैरिव बभार 


( ७५१ ) 


भोजन:--शि० १४५०, संत्रासमबिभः शक्रः-भट्टि० 
१७१०८, श० ७२१ 8. समपेण करना, प्रदान करना, 
देना, पैदा करना--यौवने सदलंकाराः शोभां बिभ्रति 
सुभ्रुव:--सुभा० 9. रखना, थामना, धारण करना 
(स्मृति में) 10. भाड़ें पर लेना--मनु० ११1६२, 
याज्ञ ० २२३५ 11. छाना, या ले जाना, उद्‌-, धारण 
करना, सहारा देना, सँभालना-भूगोलमुद्बिअ्रते-गीत ० 
१, सम्‌--, 1. एकत्र करना, जोड़ना, इकट्ठा रखना 
--त्यागाय संभृतार्थाताम्‌--रघु० १७, ५1५, ८।३, 
भट्टि ६।८० 2. उत्पन्न करता, पैदा करना प्रकाशित 
करना, सम्पन्न करना- सुरतश्रमसंभृतो मुखे स्वेदलवः 
--रघु० ८५१, कि० ९1४९, मेघ० ११५ 3. संघारण 
करना, पालन-पोषण करना, दूध पिलाना 4. तैयार 
करना, सज्जित करना-- विक्रम० ५, रघु० १९५४ 
5. देना, अपित करना, प्रस्तुत करना । 

भूकुंदा: (सः) [ भुवा कुंशः (कुंश्‌ (स्‌) 4-अच्‌) भाव- 
प्रकोश -- इंगितज्ञापनं यस्य, नि० संप्रसारण ] स्त्री का 
वेष धारण करने वाला नट । 

भुकुटि, टी [ भ्रुवः कुटिः (कुट्‌ञ-इन्‌) कौटिल्यं, नि० 
संप्र० ] भौह । दे" श्रु (श्रू) कुंटि। 

भुग्‌ (अव्य०) अग्नि की चटपट आवाज को अभिव्यक्ति 
करने वाला अनुकरणात्मक' (शब्द) । 

भुगुः [ भ्रस्ज्‌ -| कु, संत्र, कुत्वम्‌ ] एक ऋषि जो भृगुवंश 
का पूर्वपुरुष माना जाता है, इस वंश का वर्णन मनु० 
१।३५ में मिलता हे; मनु से उत्पन्न दश मूलपुरुषों में 
से एक (एक बार जब ऋषियों का इस बात पर एक 
मत न हो सका कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से 
कौन सा देवता ब्राह्मणों की पूजा का श्रेष्ठ अधिकारी 
हे तो भृगु को इन तीनों देवों के चरित्र का परीक्षण 
करने के लिए भेजा गया । वह पहले ब्रह्मा के निवास 
स्थान पर गया और जानबूझ कर प्रणाम नहीं किया 
इस बात पर ब्रह्मा ने उसे बहुत फटकारा परन्तु क्षमा 
माँगने पर वह शांत हो गए। उसके पश्चात्‌ वह 
कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया तथा पहले 
की भाँति प्रणामादि के शिष्टाचार का पालन नहीं 
किया । प्रतिहिसापरायण शिव क्रुद्ध होकर भृगु का 
उस समय भस्म कर देता यदि मुदु शब्दों से भृगु ने 
उन्हें शांत न किया होता । (एक दूसरे वृत्तान्त के 
अनुमार भृगु का ब्रह्मा ने आदर सत्कार नहीं किया, 
इसलिए भृगु ने शाप दे दिया कि संसार में उसकी 
आराधना और पूजा नहीं होगी; शिव को भी 'लिग' 
बन जाने का अभिशाप दिया क्योंकि जव भृगु शिव 
के पास गया तो उस समय वह उससे मिलन सका 
क्योकि उस समय शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ 
विराजमान थे; अन्त में वह विष्णु के पास गया और 


जब उसे सोता हुआ पाया तो उसने विष्णु की 
छातीपर ठोकर मारी जिससे उसकी आँख खुल 
गई । क्रो धदिखाने के बजाय उस समय विष्णु ने 
भूदुता के साथ भूगु से पूछा कि कहीं उनके 
पैर में चोट तो नहीं लग गई, और यह कहने के 
साथ ही भृगु का पैर शनेःर मलने रूगा। तब 
भूगु ने कहा कि यह विष्णु ही सबसे अधिक बलशाली 
देवता है क्योंकि इसने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र 
कृपालता और उदारता से अपना स्थान सबसे प्रमुख 
बना लिया है, इसलिए विष्णु ही सब की पूजा का 
सर्वोत्तम अधिकारी समझा गया) 2. जमदग्नि ऋषि 
का नाम 3. शुक्र का विशेषण 4. शुक्र ग्रह 5. उत्प- 
पात, ढलवां चैट्रान भूगुपत्नकारणमपृच्छम्‌ 
-.. दश० 6. समतल भूमि, पहाड़ की समतल चोटी 
7. कृष्ण का नाम । सम० --उद्दहः परशु राम का 
विशेषण,- जः, तनय: शुक्र का विशेषण, ~ नन्दनः 
1. परशुराम का विशेषण वीरो न यस्य भगवान्‌ 
भगनन्दनो5पि--उत्तर० ५३४ 2. शुक्र,-पतिः 
परशराम का विशेषण--भूगृपतियशोवर्त्म॑ यत्‌ 
क्रौञ्चरन्ध्रम्‌--मेघ० ५७, इसी प्रकार भृगूणां पतिः, 
--वंशः परशुराम से प्रवतित वंश, वारः बासरः 
शुक्रवार, जुमा,--शादूलः,-- श्रेष्ठः सत्तमः परशुराम 
का विशेषण,--सुतः,-- सूनुः 1. परशुराम का विशेषण 
2. शुक्र का विशेषण । 

भृङ्गः [भृ ‡-गन्‌ कित्‌, नुट्‌ च] भौरा - भामि० १५, रघु ० 
८।५३ 2. एक प्रकार की भिरं, ततया 3. एक प्रकार 
का पक्षी, भीम राज 4. लम्पट, कामुक, व्यभिचारी, 
तु० अमर 5. सोने का कलश,--गम्‌ अभ्रक, गी 
भौरी--भुंगी पुष्पं पुरुषं स्त्री वांछति नवं नवम्‌ । 
सम०-अभ्रौष्टः आम का पेड,--आनन्दा यूथिका बेल, 
--आवली भौरों की पांत, मक्खियों का झुण्ड, जम्‌ 
1. अगर 2. अभ्रक (जा) भांग का पौघा,--पणिका 
छोटी इलायची,--राज्‌ (पुं ) 1. एक प्रकार की बड़ी 
मक्खी 2. भंगरा नाम का पौघा,--रिटिः,- रीटिः 
शिव का एक गण (जो बहुत कुरूप कहा जाता हैँ), 
— रोलः एक प्रकार की भिरं,--वल्लभः कदंब वृक्ष 
का एक भेद । 

भृङ्गारः, - रम्‌ [भृङ्ग ऋ¬-अण्‌] 1. सोने का कलश या 
घट 2. विद्षेष आकार का कलश, झारी - शिशिर 
सुरभि-सलिल पूर्णोऽयं भृङ्गारः - वेणी० ६ 3. राज्या- 
भिषेक के अबसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला घडा, 
--गम्‌ 1. स्वर्ण 2. लोंग । 

भूङगारिका, भृद्भारी [मृङ्गारञ-कन्‌ न टाप्‌, इत्वम्‌]क्षींगुर । 

भृङ्झिन्‌ (पुं) | भृङ्ग इनि] 1. बट वृक्ष 2. शिव के एक 
गण का नाम । 


( ७५२ ) 


भृङ्किरि (री) टिः [भज्ञ+-रट्‌--इन्‌, पृषो० साधुः] 
भृङ्गरिटि । 

भृङ्गरिटि [भृङ्गे +-रिट्‌+इ, अलूक्‌ स०] शिव के एक गण 
का नाम । 

भृज्‌ (भ्वा० आ० भजते) भूनवा, तलना । 

भूटिका [=भिरिण्टिका, पृषो० साधुः] एक प्रकार का 
घुंघची का पौधा । 

भृण्डिः (स्वी०) [?] लहर । 

भृत ((भू० क० कृ०) [भू-क्त] 1. धारण किया हुआ 
2. सहारा दिया हुआ, संघारित, पालन पोषण किया 
गया, दूध पिला कर पाला गया 3. अधिकृत, सहित, 
सज्जित 4. परिपूर्ण, भरा हुआ 5. भाडे पर लिया 
गया, वेतनिक,-तः भाडे का नौकर भाडे का टट्टू, 
वेतन भोगी,-उत्तमस्त्वायुधीयो यो मध्यमस्तु कृषीवलः, 
अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो भृतः-मिता० । 

भूतक (वि०) [भृतं भरणं वेतनमुपजीवति कन्‌] मजदूरी 
पर रक्खा हुआ, वेतनिक,-कः भाडे का नौकर । 
सम० -अध्यापकः भाड़े का अध्यापक, - अध्यापित 
(वि०) भाड़े के अध्यापक द्वारा शिक्षित (तः) वह 
विद्यार्थी जो अपने अध्यापक को फीस देकर पढ़ा हैं 
(आधुनिक काल का फीस देकर पढने वाला 
विद्यार्थी ) मनु ० ३४१५६ । 

भृतिः (स्त्री) [भृ+क्तिन्‌| 1. धारण करना, संभालना, 
सहारा देना 2. संपालन, संधारण 3. नेतृत्व करना, 
मार्ग-प्रदर्शशत + परवरिश, सहायता, संपोषण 
5. आहार 6. मजदूरी, भाड़ा 7. भाड़े के बदले सेवा 
8. पूंजी, मूलधन । सम०--अध्यापनम्‌ वेतन लेकर 
पढ़ाना (विशेषतः विदाध्ययन'),--भुज्‌ (पुं०) 
वेतनभोगी नौकर, भाडे का टट्टू,--रूपम्‌ किसी 
विशेष काम के लिए पारिश्रमिक के बदले दिया जाने 
वाली पुरस्कार । 


भृत्य (वि०) | भू--वयप्‌ तक्‌ च ] जिसकी परवरिश की 
जानी चाहिए, पालन-पोषण किये जाने के योग्य, - त्यः 
1. कोई भी सहायता चाहने वाला व्यक्ति 2. नबैकर, 
आश्रयी, दास 3. राजा का नौकर, राज्य मन्त्री, - त्या 
पालन-पोषण करना, दूध पिलाना, परवरिश करना, 
देखभाल करना -जेसा कि 'कुमारभृत्य' में 2. संघा- 
रण, संपोषण 3. जीवित रहने का साधन, आहार 
4. मजदूरी 5. सेवा । सम०-जनः 1. सेवक, पराश्रित 
2. सेवकजन, --भतूं (पुँ०) कुल का स्वामी - वर्गः 
सेवकों का समूह,--वात्सल्यम्‌ नौकरों के प्रति कृपा, 
वृत्तिः (स्त्री०) नौकरों का भरण-पोपण मनु ० 
११1७ । 
भृत्रिम (वि०) [ भू--त्रिसप्‌ | पाला पोसा गया, परव- 
रिश किया गया । 


भूमि: [ अरम्‌ त-इ, संप्र० ] भंवर,, जलावतं । 

भृश्‌ (दिवा० पर० भृश्यति) नीचे गिरना, दे० अंश । 

भृश (वि०) [ भृश्‌ ++क | (म० अ० भ्रशीयस्‌, उ० अ० 
भ्रशिष्ठ) मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर, गहन, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह, -- चम्‌ (अव्य०) 1. ज्यादह, 
बहुत ज्यादह अत्यंत, गहराई के साथ, प्रचण्डता के 
साथ, अत्यधिक, बहुत ही अधिक, बहुत करके - तम- 
वेक्ष्य रुरोद सा भृशम्‌ - कु० ४२५, रघुर्भृशं वक्षसि 
तेन ताडितः रघु० ३1६१, चुकोप तस्मे स भृशम्‌ 
३।५६, मनु० ७1१७०, ऋतु० १।११ 2. प्रायः, बार- 
बार 3. अपेक्षाकृत अच्छी रीति से! सम०. कोपन 
(वि०) अत्यन्त क्रोधी, दुःखित,--पीडित (बि०) 
अत्यन्त कष्टग्रस्त, संहृष्ट (वि०) अत्यन्त प्रसन्न । 

भृष्ट (भू क० $०) [ भृश्‌+-क्त ] तला हुआ, भुना 
हुआ, सूखा हुआ । सम० : - अन्नम्‌ उबाला हुआ या 
तला हुआ धान्य, अन्न,--यवाः (ब० व०) भूने हुए 
जौ! 

भृष्टिः (स्त्री) [ भ्रस्ज्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. तलना, भूनना, 
सेंकना 2. उजड़ा हुआ बाग या उपवन । 

भृ (क्र्या० पर० भृणाति) 1. धारण करना, परवरिश 
करना, सहारा देना, पालन-पोषण करना 2. तलना 
3. कलंकित करना, निन्दा करना । 

भेकः | भी+-कन्‌ ] मेढक,-पद्धे निमग्ने करिणि भेको 
भवति मूंग: 2. डरपोक आदमी 3. बादल की 
1. छोटा मेंढक 2. मेंढकी । सम० भुज्‌ (पु०) 
साँप, - रवः, --शब्दः मेंढकों का टर्राना । 

भेंडः | भी+ ड | 1. मेंढा, भेड़ 2. बेड़ा, धन्नई । 

भेडः [== भेडः, पृपो० साधु० | भेंढा । 

भेदः | भिद्‌ +-घञ् ] 1. टूटना, टुकड़े टुकड़े होना, फाड़ना, 
(लक्ष्यपर) आघात करना 2. चीरना, फाड़ना 
3. विभक्त करना, विमुक्त करना 4. बींधना, छिद्रण 
5. भंग, विदारण 6. बाघा, विघ्न 7. विभाजन, वियो- 
जन 8. छिद्र, गर्त, विवर, दरार 9. चोट, क्षति घाव 
10. भिन्नता, अन्तर-तयोरभेदप्रतिपत्तिरस्ति मे-भर्तु ० 
३।९९, अगौरवभेदेन--कु० ६११२, भग० १८।१९, 
२९, रस”, काल? आदि 11. परिवर्तन, विकार 
बुद्धिभेदम्‌ भग० ३।२६ 12. फूट, असहमति 
13. विवृति, भेद खोलना जैसा कि 'रहस्यभेद' में 
14. विश्वासघात, देशद्रोह 15. किस्म, प्रकार--भेदा: 
पद्मसंखादयो निधे:-अमर० शिरीषपुष्पभेदः 16. द्वेतवाद 
(राजनय में) शत्रुपक्ष में फूट डालकर उसको जीत 
कर किसी की ओर करना, शत्र के विरुद्ध सफलता 
प्राप्त करने के चार उपायों में से एक - दे० 'उपाय' 
और 'उपायचतुष्टय' 18. पराजय 19. (आयु में) 
रेचन विधि, अन्तःकोष्ठ साफ करना । सम०--अभेदौ 


( ७५३ ) 


(द्वि० व०) 1. फूट और मेल, असहमति और सह- 
मति 2. भिन्नता और एकरूपता --भेदाभेदज्ञानम्‌ 
उन्मुख (वि०) फूटने वाला, खिलने वाला - विक्रम? 
२1७,-- कर,--कृत्‌ (वि०) फूट के बीज बोने वाला 
-दश्ञिन्‌- दृष्टि, बुद्धि, (वि०) विश्व को परमात्मा 
से भिन्न समझने वाला,--प्रत्ययः द्वेतवाद में विश्वास, 
-बादिन्‌ (पुं०) जो द्वैत सिद्धांत को मानता हुँ,-सह 
(वि०) 1. जो विभक्त या वियुक्त हो सके 2. कलु- 
बित होने योग्य, दूषणीय, प्रलोभन द्वारा जो फंसाया 
जा सके । 

भेदक (वि०) (स्त्री०--दिका) [भिद्‌+ण्व्‌ ल] 1. तोड़ने 
वाला, खण्ड खण्ड करने वाला, विभक्त करने वाला, 
अलग अलग करने वाला 2. बींधने वाला, छिद्र करने 
वाला 3. नष्ट करने वाला, विनाशक 4. भेद करने 
वाला, अन्तर करने वाला 5. परिभाषा देने वाला, 
- कः विशेषण या विभेदकारी विशेषता । 

भेदनम्‌ [भिद-+णिच्‌-- ल्युट्‌] 1. टुकड़े-टुकड़े करना, तोड़ना, 
फाडना 2. बाँटना, अलग-अलग करना 3. भेद करना 
4. फूट के बीज बोना, मनमुटाव पैदा करना 5. भंग कर, 
शिथिल करना 6. उघाड़ना, खोलता,--नः सूअर । 

भेदिन्‌ (वि०) [भिद्‌+णिनि] तोड़ने वाला, विभक्त करने 
वाला, भेद करने वाला आदि । 

भेदिरम्‌, भेदुरम्‌ [भिद्‌+-किरच्‌, कुरच्‌ वा, पृषो० गुणः] 
वज्र! 

भेद्यम्‌ [भिद्‌--ण्यत्‌] विशेष्य, संज्ञा । सम०-- लिंग (वि० ) 
लिग द्वारा जो पहचाना जा सके । 

भेरः [बिभेत्यस्मात्‌-भी--रन्‌] धौसा, ताशा (बड़ा ढोल) । 

भेरिः,-री (स्त्री०) [भी--क्रिन्‌, बा० गुणः, भेरि+-डीष्‌] 
धौसा, ताशा (बड़ा ढोल) । भग० १1१३ । 

भेरुण्ड (वि०) भयानक, भयपूर्ण, डरावना, भयंकर, डः 
पक्षियों का एक भेद,--डम्‌ गर्भाधान, यर्भस्थिति । 

भेरुण्डकः [भेरुण्ड-कन्‌] गीदड़, श्याल । 

भेल (वि०) [भी+-रन्‌, रस्य लः] 1. डरपोक, भीरु 
2. मूर्ख, अनजान 3. अस्थिर, चंचल 4. लंबा 
5. फुर्तीला, चुस्त,--लः नाव, बेड़ा, घिन्नई । 

भेलकः,--कम्‌ [भेल--कन्‌ | नाव, बेड़ा। 

भेष (म्वा० उभ०--भेषति-ते) डरना, त्रस्त होना, भय- 
भीत होना । 

भेषजम्‌ [भेष रोगमयं जयति-जिञड तारा०] औषधि; 
भैपज्य या दवा नरानम्ब त्रातुं त्वमिह परमं भेषज- 
मसि-गंगा० १५, अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसि 


दृश्यते गुण:--कि० २।४ 2. चिकित्सा या इलाज ¦ 


3. एक प्रकार का सोया । सम०--अ (आ) गारः, 
--रम्‌ अत्तार (औषधविक्रेता) की दुकान, अङ्कम्‌ 
कोई चीज जो दवा खाने के बाद ली जाय । 


९५ 


भेक्ष (वि०) (स्त्री-क्षो) [भिक्षैव तत्समूहो वा-अण] 
भिक्षा पर जीवन-निर्वाह करने वाला, - क्षम्‌ 1. मांगना 
भीख--मनु ० ६।५५, याज्ञ० ३।४२ 2. जो कुछ 
भिक्षा में प्राप्त हो, भीख, दान--भंक्षेण वर्तयेल्षित्यम्‌ 
मनु० २।१८८, ४।५। सम०-अन्नम्‌ भिक्षा में 
प्राप्त आहार, भिक्षा का अन्न,-आशिन्‌ (वि० ) भिक्षा में 
प्राप्त अन्नको खाने वाला, (पुं०) भिखारी, साधु, 
--आहारः भिखारी, - कालः भीख मांगने का समय, 
--- चरणम्‌, चयंम्‌, चर्या भीख मांगने के लिए 
इधर उधर फिरना, भीख मांगना, भिक्षा एकत्र करना, 
जीविका,-- वृत्तिः (स्त्री ०) भिखारीपन,- भुज्‌ (पुं०) 

` भिखारी, भिखमंगा । 

भेक्षवम्‌, भेक्षुकम्‌ [भिक्षूणां समूहः-अण्‌] भिखारियों का 
समूह्‌ । 

भक्ष्यम्‌ [भिक्षा न-ष्यञ्ञ्‌] मांग कर प्राप्त किया हुआ अन्न, 
भिक्षा, भीख, दान दे० 'भेक्ष'। 

भेस (वि०) (स्त्री०-मो) [भीम--अण्‌] भीमविषयक, 
--मो 1. भीम की पुत्री, नल की पत्नी दमयन्ती का 
पितृपरक नाम 2. माघ शुक्ला एकादशी, पा उस 
दिन किया जाने वाला उत्सव । 

भैमसेनिः,-न्यः [भीमसेन-+-इञ्ग,, ञ्य वा] भीमसेन का पुत्र । 

भैरव (वि०) (स्त्री०-वी) [भीरुत-अण्‌] 1. भयानक, 
डरावना, भीषण, भयावह 2. भैरवसंबंधी,- बः शिव 
का (इसके आठ खूप गिनाये गये हे) एक रूप। 
—वी 1. दुर्गादेवी का एक रूप 2. हिन्दू-संगीत पद्धति 
में एक विशेष रागिनी का नाम 3. बारह वर्षे की 

कन्या या किशोरी जो दुर्गा-पूजा के उत्सव पर दुर्गा 

का प्रतिनिधित्व करे,---वस्‌ त्रास, भीषणता । सम० 
---ईशःविष्णु का विशेषण, शिव का विशेषण,-तर्जकः, 
--यातता काशी में जाकर शरीर त्यागने वाले 
व्यक्तियों की आत्मा को परमात्मा में लीन होने के 
योग्य बनाने के लिए भैरव द्वारा उनकी विशुद्धि के 
लिए उनको दी जाने वाली यातना । 


भैषजम्‌ [ भेषज +-अण्‌ ] औषधि, दवा,--जः लवा पक्षी, 
लावक । 

भैषज्यम्‌ [ मिषजः कर्मं भेषज¬-स्वार्थे वा ष्यञ्ञ, ] 
1. औषधियां देना, चिकित्सा करना 2. दवादारू, 
औषधि, दवाई 3. आरोग्यशक्ति, नीरोगकारिता । 

भेष्मको [ भीष्मक +-अण्‌-डीष्‌ ] विदर्भराज भीष्मक की 
पुत्री, रुक्मिणी का पितृपरक नाम । 

भोक्तु (वि०) [ भुज्‌+-तृच्‌ ] 1. उपभोक्ता 2. कब्जा 
करने वाला 3. उपभोग में लाने वाला, प्रयोक्ता 
4. महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला, भोगने 
बाला, (पुं) 1. काविज, उपभोक्ता, उपयोक्ता 2. 
पति 3. राजा, शासक 4. प्रेमी । 


( ७५४ ) 


भोगः [ भुज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. खाना, खा पी जाना 2. | 


पयोग, आस्वाद 3. स्वामित्व 4. उपयोगिता, उपादे- 
यता 5. हकूमत करना, शासन, सरकार 6. प्रयोग, 
(धरोहर आदि का) व्यवहार 7. भोगना, झेलना, 
अनुभव करना 8. प्रतीति, प्रत्यक्षज्ञान 9. स्त्रीसंभोग, 
मेथुन, विषयसूख 10. उपभोग, उपभोग की वस्तु 
भोगे रोगभयम्‌--भर्तु ३।३५, भग० १३२ 
11 भोजन, दावत, भोज 12. आहार 13. नैवेद्य 
14. लाभ, फायदा 15. आय, राजस्व 16. धनसंपत्ति 
17. वेश्या को दी गई मजदूरी 18. वक्र, घुमाव, चक्कर 
19. साँप का फैलाया हुआ फण- श्वसदसितभुजङ्ग- 
-भोगाङ्गदग्रन्थि आदि--मा० ५२३, रघु० १०1७, 
११५९ 20. साँप । सम०-- अहे (वि० ) उपभोज्य 
(हुम्‌) संपत्ति, दौळत,--अह्यंम्‌ अनाज, अन्न,--आधि: 
बन्धक में रक्खी हुई वस्तु जिसका उपभोग तब तक 
किया जाय जब तक कि वह छुड़ाई न जाय,-- आवली 
किसी व्यावसायिक प्रशस्तिवाचक द्वारा स्तुतिगान 
~¬ नग्नः स्तुतिब्रतस्तस्य ग्रंथो भोगावली भवेत्‌ हेम०, 
आवासः जनानखाना, अन्तःपुर,--कर (वि०) 
सुखद या उपभोगप्रद,--गुच्छम्‌ वेश्याओं को दी गई 
मजदूरी, गृहम्‌ महिलाकक्ष. अन्तःपुर, जनानखाना, 
तृष्णा सांसारिक उपभोगों की इच्छा--तदुपास्थित- 
मग्रहीदजः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया---रघु० ८।२, 
स्वार्थपूर्ण उपभोग' मा० २,--देहः 'भोग-शरीरः 
सूक्ष्मशरीर या कारणशरीर जिसके द्वारा व्यक्ति 
परलोक में अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों का सुखदु:ख 
भोगता है,--धरः सांप,--पतिः राज्यपाल या विषया- 
विपति, -पालः साईस, -पिशाचिका भूख, --भृतकः | 
जो केवल जीविका के लिए नौकरी करता हुँ, बस्तु | 
(नपुं) उपभोग की वस्तु या पदार्थे,--सद्मन्‌ (नपुं०) | 
भोगावास, दे०,-स्थानम्‌ 1. उपभोग का आसन शरीर | 
2. अन्तःपुर । 


भोगवत्‌ (वि०) [ भोग--मतुप्‌ ] 1. सुखद, प्रसन्नता 


देने वाला, खुशी देने वाला 2. प्रसन्न, समृद्ध 3. वक्र- 
वाला, मंडलाकार, कुण्डलाकार, (पुं) 1. साँप 
2. पहाड़ 3. नृत्य, अभिनय, और गायन-- (स्त्री ०- 
ती) 1. पाताल गंगा का विशेषण 2. सर्पपिशाचिका 
3. पाताल लोक में नाग-पिश्ाचिकाओं का नगर 
4. चान्द्रमास की द्वितीया तिथि की रात । 


भोगिकः [ भोग+-ठन्‌ ] साईस, घोड़े का रखवाला । 
भोगिन्‌ (वि०) [ भोग-इनि ] 1. खाने वाला 2. उप- 


भोक्ता 3. भोगने वाला, अनुभव करने वाला, सहन 
करने वाला 4. उपभोक्ता, स्वामी --इन उपयुक्त 
चार अर्थो में (समास के अन्त में प्रयोग) 5. मोड़दार 


6. फणदार 7, उपभोग में मग्न, विषयवासनाओं में भोज्य 


लिप्त--पंच० १1६५, (यहाँ इसका अर्थ 'फणा से 
युक्त भी है) 8. घनाढघ, सम्पत्तिशाली, (पुं०) 
1. साँप-- गजाजिनालम्बि पिनद्धभोगि वा-- कु० ९] 
७८ रघु० २३२, ४४८, १०।७, १११५९ 2. राजा 
3. विषयी 4. नाई 5. गाँव का मुखिया 6. आइलेषा 
नक्षत्र--नी राजा के अन्तःपुर की स्त्री जो रानी के 
रूप में अभिषिक्त न हो, रखैल, उपपत्नी । सम० 
¬ शनः, ईशः शेष या वासुकि,-कान्तः वायु, हवा, 
"मुज (पुं०) 1. नेवला 2. मोर, -- वल्लभम्‌ चंदन । 


भोग्य (वि०) [ भुज्‌ 4-प्यत्‌, कुत्वम्‌ ] 1. उपभोग के 


योग्य, या काम में लाने योग्य--रघु० ८1१४, पंच० 
१।११७ 2. भोगने योग्य या सहन करने लायक 
-मेघ० १ 3. लाभदायक,--ग्यम्‌ 1. उपभोग का 
कोई पदार्थ 2. दौलत, सम्पत्ति, जायदाद 3. अनाज, 
अन्न,--ग्या वेश्या, वारांगना ! 


भोजः [ भुज्‌-अच्‌ ] 1. मालवा (या धारा) का प्रसिद्ध 


राजा, (ऐसा माना जाता हे कि राजा भोज दसवीं 
शताब्दी के अन्त में या ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में हुए थे, वे संस्कृत ज्ञान के बड़े अभिभावक थे, 'सर- 
स्वतीकठाभरण' आदि कई ग्रंथों का उन्हें प्रणेता समझा 
जाता है) 2. एक देश का नाम 3. विदर्भ के राजा का 
नाम--भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः-रघु० ५।३९ ७।१ 
-२९, ३५,--जाः (प्‌ं० ब० व०) एक जातिका 
नाम । सम०--अधिपः 1. कंस का विशेषण,--इन्द्रः 
भोजों का राजा,-कडम्‌ रुक्मी द्वारा स्थापित एक नगर 
का नाम,-- देव:,--राज:। राजा भोज दे० (१) ऊपर, 
“पति: 1. राजा भोज, 2. कंस का एक विशेषण । 


भोजनम्‌ [ भुज्‌ +-त्युट्‌ ] 1. खाना, भोजन करना,-अजीणे 


भोजनं विषम्‌ 2. आहार 3. भोजन (खाने के लिए) 
देना, खिलाना 4. उपयोग करना, उपभोग करना 
5. उपभोग की सामग्री 6. जिसका उपभोग किया 
जाय 7. संपत्ति, दौलत, जायदाद, नः शिव का विशे- 
षण । सम०--अधिकारः चारे का कार्यभार, खाद्य- 
सामग्री का अधीक्षण, कार्याध्यक्ष का पद,-भाच्छादनम्‌ 
खाना-कपड़ा,-- कालः, -- बेला, - समयः भोजन करने 
का समय, खाने का समय, - त्याग: आहार का त्याग, 
उपवास, भूमिः (स्त्री °) भोजनकक्ष, खाने का कमरा, 
विशेषः स्वादिष्ट भोजन, विशिष्ट भोजन,--वृत्तिः 
(स्त्री०) भोजन, आहार, व्यग्र (वि० ) खाने में 
व्यस्त, व्ययः खाने-पीने का खर्च । 


भोजनीय (वि०) [भुज्‌ +-अनीयर्‌] भक्षणीय, खाने योग्य, 


>यम आहार । 


भोजयित्‌ (वि०) | भुज्‌-णिच्‌+-तृच्‌ | जो दूसरों को 


भोजन कराये, खिलाने वाला । 


ज्य (वि०) | भुज्‌ +-प्यत्‌ ] 1. जो खाया जा सके 


( ७५५ ) 


2. उपभोग के योग्य, अधिकार में करने के योग्य | 


3. भोगने के योग्य, अनुभव करने लायक 4. संभोग 
सुख के योग्य, ज्यम्‌ 1. आहार, खाना--त्वं | 
अह च भोज्यभूत:-पंच० २, कु० २१५, मनु० ३1२४० 
2. खाद्य सामग्री का भंडार, खाद्य पदार्थ 3. स्वादिप्ट 
भोजन 4. उपभोग । सम०--कालः भोजन करने का 
समय, -संभवः आमरस, शरीर का प्राथमिक रस । 

भोज्या [ भोज्य-|-टाप्‌ ] भोज की एक रानी--रघु० ६।५९ 
७२, १३ । 

भोटः एंक देश का नाम, (कहते हैं कि 'तिब्वत' का ही यह 
नाम है) । सम०-अंगः 'भूटान' कहलाने वाला प्रदेश । 

भोटीय (वि०) [ भोट--छ ] तिब्बतवासी । 

भोमीरा (स्त्री०) मूंगा. विद्रुम । 

भोस्‌ (अव्य) [ भा-डोस्‌ ] संबोधन सूचक अव्यय 
जिसका अनुवाद होता हूँ “अरे, ओ, अहो, ओह, आह' 
कः कोऽत्र भोः ~ श० २, (स्वर या सघोष व्यंजन परे 
होने पर पदांत विसर्ग का लोप हो जाता हे) अयि, 
भो महषिपुत्र-श० ७, कभी-कभी इसको दोहराया जाता 
है भो भोः शंकरगृहाधिवासिनो जानपदाः --भा० ३, 
इसके अतिरिक्त “भोः का प्रयोग 'शोक' तथा 'प्रइन- 
वाचकता” के लिए भी होता है । 

भौजङ्ग (वि०) (स्त्री०- गो) [भुजङ्गञ-अण्‌] सपिल, 
सांप जसा - गम्‌ 'आइलेषा” नामक नक्षत्र । 

भौटटः | भोट 1-अण्‌ पृषो० ] तिब्बती, तिब्बतवासी । 

भौत (वि०) (स्त्री०--ती) [ भूतानि प्राणिनोऽधिकृत्य 
वृत्तः, तानि देवता वा अस्य अण्‌] 1. जीवित प्राणियों 
से संबन्ध रखने बाला 2. मूलभूत, भौतिक 3. पैशाचिक 
4. पागल,'विक्षिप्त,--लः भूतप्रेत व पिशाचों की पूजा 
करने वाला, देवल, पुजारी, --तभ्‌ भूत-प्रेतों का समह । 

भौतिक (वि०) (स्त्री ०-को) [भूत +ठक्‌] 1. जीवित 
प्राणियों से संबंध रखने वाळा-_मनु० ३।७४ 2. स्थूल 
तत्त्वों से निमित, मौलिक, भौतिक --पिडेष्वनास्था 
खल्‌ भौतिकेषु--रघु० २1५७ 3. भूत-प्रेतों से संबंध 
रखने वाला,--कः शिव का नाम,--क॒म्‌ मोती । 
सम०--मठः--विहार,-- विद्या जादूगरी, अभिचार । 

भौम (वि०) (स्त्री) [भूमि+-अण्‌] 1. पाथिव 2. पृथ्वी 
पर होने वाला, मिट्टी का बना हुआ, लौकिक --भौमो 
मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्‌--रघुऽ १३।३६, १५।५९ 
3. मिट्टी का, मिट्टी से निर्मित 4. मंगल से संबद्ध, 
मः 1. मंगलग्रह 2. नरकासुर का विशेषण 3. जल 
4. प्रकाश । सम०--दिनम्‌,-वारः,- वासरः मंगल- 
वार, -शि० १५।१७,--रत्नम्‌ मूंगा । 

भौमनः ह तीअण्‌] देवों के शिल्पी विश्वकर्मा का नाम । 

भौमिक (वि०) (स्त्री०--की) } भूमि वश यत्‌ वा] 

भौम्य (वि०) , लौकिक, पृथ्वी 


पर रहने वाला या विद्यमान । 

भौरिकः [भूरि सुवर्णमधिकरोति-ठक्‌] राजकीय कोश में 
सुवर्णाघ्यक्ष, कोषाध्यक्ष । 

भौवनः दे० भौमन । 

भौवादिक (वि०) (स्त्री-की) [स्वादि+ठक्‌] म्बादि 
अर्थात्‌ भू से आरम्भ होने वाली घातुओं से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

अंश (म्वा आ, दिवा० पर० भ्रंशते, भ्रश्यति, भ्रष्ट: 
(अधिकर० अपा० के साथ) 1, गिरना, टपकना, उलट 
जाना,-हस्ताद्‌ ्रष्टमिदं बिसाभरणम्‌--श० ३।२६ 
2. गिरना, विचलित होना, अलग छूट जाना 
¬ यूथाद्‌ श्रष्टः--हि० ४, रघु० १४।१६ 3. वञ्चित 
होना, खो देना--बभ्रशेऽसौ घृतेस्ततः- भट्टि 
१४७१, पंच २१०८ ४।३७ 4. बच निकलना, भाग 
जाना, - संग्रामाद्‌ बत्रंशुः केचित्‌ भट्टि १४।१०५, 
१५।५९ 5. क्षीण होना, मुझाना, घटना 6. ओझल 
होना, नष्ट होना, अलग होना---मालवि० १८, १२, 
प्रेर० अंशयति-ते । गिराना, पछाड देना 2, वञ्चित 
करना, परि--, 1. गिरना, टपकना, उलटना, 
फिसलना 2. बहकना, भटकना 3. अलग हो जाना, 
पथभ्रष्ट होना, विचलित होना 4. खोना, वञ्चित 
होना--मनु० १०।२० प्र--, 1. गिरना, टपकना 
फिसलना, --प्रश्रश्यमानाभरणप्रसूनामू-रघु ० १४५४ 
2. खोदेना, वञ्चित होना-- प्रश्रश्‍यते तेजस: यथ 
१।१४, प्रेर०-- पछाड़ना, नीचे डालना, नीचे 
रघु० १३।३६, कि, 1. गिरना, टपकना 
2. बर्बाद होना, क्षीण होना ३. गिरना, भटकना, 
पथभ्रष्ट होना 4. खो देना । 

अंशः सः [भ्रंश भावे घञ्‌] 1. गिर पडना, टपक 
पडना, गिरना, फिसलना, नीचे गिरना: न 
अंशमतो न लोभातू--रघु० १६।७४, कनकवलय- 
भ्रेशरिक्तप्रकोष्ठ:--मेघ० २ 2. क्षीण होना, घटना, 
ह्लास होना 3. पतन, नाश, बर्बादी, विध्वंस 4. भाग 
जाना 5. ओझल हो जाना 6. खो जाना, हानि, 
वञ्चना--स्मृतिश्रंशाद बुद्धिनाश:--मम० २।६३ 
इसी प्रकार 'जातिश्रंश' “स्वार्थ अंश! 7. भटकने वाला, 
भ्रष्ट हो जाने वाला, विचलित । 

अशथः [त्रंश्‌+-अथुच्‌] दे० प्रभ्रेशयु' । 

अंश (स) न (वि०) (स्त्री नो) [+ल्युट्‌] 
1. नीचे फेंक देने वाला,-नम्‌ 1. गिर पड़ने की क्रिया 
2. गिरना, वञ्चित होना, खो देना । 

अंशित्‌ (वि०) [ञ्रंश्‌+णिनि] 1. नीचे गिरने वाला, 
पतनशील 2. जीथे होने वाला 3. भटकने वाला, 
4. बर्बाद होने वाला, नष्ट होने वाला । 

अंस--दे० “भ्रंश! । 


( ७५६ 


अकुंशः [भ्रूवा क्रुंशो भाषणं यस्य ब० स०, अकारादेशः] 
स्त्री को वेशभूषा में नट (नाटक का पात्र) । 

भ्रक्ष्‌ (म्वा० उभ० भ्रक्षति-ते) खाना, निगलना । 

अज्जनम्‌ [भ्रस्ज्‌ +-ल्युट्‌ | तलने की क्रिया, भूनना, सेकना । 

अण्‌ (म्वा० पर० भ्रणति) शब्द करना । 


) 


विस्मित होना--भग० १६।१६, (प्रेर०) घबरा देना, 
उद्विग्न करना -प्रभामत्तरचन्द्रो जगदिदमहो विश्रम- 
यति--काव्य ० १०, सम--, 1. धूमना, टहलना 
2. गलती पर होना, व्याकुल होना, उद्विग्न होना, 
घबडा जाना । 


अरभंगः-- दे० भ्रभंग: । भ्रमः [ ञ्रम्‌+घञ्य्‌ ] 1. घूमना, टहलना, चहरूकदमी 


श्रम्‌ (म्वा० दिवा० पर० भ्रमति, भ्रम्यति, श्राम्यति, 
भ्रान्त) 1. इधर उधर घूमना, हिलना-जुलना, मारा 
मारा फिरना, टहलना, (आलं से भी)-भ्रमति भुवने 
कन्दर्पाज्ञा--मा० १।१४, मनो निष्ठाशून्यं भ्रमति च 
किमप्यालिखति च--३१, (बहुधा स्थान में कर्म) 
भुवं बश्राम- - दश०,-दिङमण्डळं भ्रमसि मानस चाप- 
लेन--भर्तृ० ३।७७, इसी प्रकार भिक्षां अम्‌ 1. इधर 
उधर मांगते फिरना 2. मुड़ना, चक्कर काटना, घूमना 
वर्तुळाकार गति होना-सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव 
गगने--भरतुँ० २।९५, भ्रमता भ्रमरेण-- गीत० ३, 
3. भटक जाना, भटकाना, इधर-उघर होना, विच 
लित होना 4. डगमगाना, लड़खड़ाना, डांवाडोल 


करना 2. चक्कर खाना, आवतित होना, घूम जाना 
3. चक्राकार गति, परिक्रमा 4. भटकना, विचलित 
होना 5. भूल, गलती अशुद्धि, गलतफहमी, आन्ति 
-- शुक्तौ रजतमिति ज्ञानं श्रमः 6. गड़बड़ी, व्याकु 
लता, उलझन 7. भंवर, जलावर्त 8. कुम्हार का चक्र 
9. चवकी का पाट 10. खराद 11. घूणि 12. फौवारा, 
जल प्रवाह । सम०--आकुल (वि०) घवराया हुआ, 
आसक्त सिकलीगर, शस्त्रमाजेक । 


अमणम्‌ [ भ्रम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. इधर-उधर घूमना, टहूलना 


2. मुड़ना, कान्ति 3. विचलन, पथ भ्रंशन 4. कांपना, 
डगमगाना, चंचलता, लड़खड़ाना 5. गलती करना 
6. घूर्णन, घुमेरी,-णी 1. एक प्रकार का खेल 2. जोक । 


होना, संदेह की अवस्था में होना, झिझकना - मा० | अमत्‌ ( वि०) [ भ्रम्‌+शतृ | घूमना, टहलना आदि ! 


५।२० 5. भूल करना, भूल में ग्रस्त होना, गलती 


सम०-- कुटी एक प्रकार का छाता । 


पर होना, आभरणकारस्तु तालव्य इति बभ्राम | अमरः [ अम्‌त-करन्‌ ] 1. मधुमक्खी, भौरा--मलिनेऽपि 


6. फुरफुराना, फड़फड़ाना, कांपना, चंचल होना-चक्षुः 
म्यति -पंच० ४।७८ 7. घेरना, -- प्रेर० (भ्रमयति 
--ते, भ्रामयति-ते) टहलाना, फिराना, घुमाना, 
चक्कर दिलाना, आवतित करना--श्रमय जलदानं 
भोगर्भान्‌ - मा० ९।४१ 2. भूलाना, भ्रम में डालना 
गुमराह करना, उलझाना, उद्विग्न करना, झंझट मे 
डालना, चकरा देना, डांवाडोल करना--विका रश्चँ- 

यं भ्रमयति च संमीलयति च - उत्तर? १।३५ 
3. लहराना, (तलवार) घुमाना, दोलायमान करना 
-- लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार-:रघु० ६।१३ उद्‌. , 
1. भ्रमण करना, इधर उधर घूमना, गड़वड़ा जाना 
-घावत्युद््रमति प्रमीलति पतत्यृद्याति मूछेत्यपि 
-गीत० ४ 2. भूलना, भूल में पड़ना 3. विक्षुब्ध होना. 
व्याकुल होना --रघु० १२।७४,- परि 1. टहलना 


रागपूर्णा विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि, त्वथि चपलेऽपि 
च सरसा भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि--भामि० 
१।१०० (यहाँ द्वितीय अर्थ भौ सुझाया जाता हे) 
2. प्रेमी, सीन्‍्दयंप्रेमी, लम्पट 3. कुम्हार का चाक, 
-एरैम्‌ घूर्णन, घुमेरी । सम०--अतिथिः चम्पा का 
पौघा,--अभिलीन (वि०) मक्खियों से लिपटा हुआ, 
रघु० ३।८,--अलकः मस्तक पर की लट,--इष्टः 
श्योनाक का वृक्ष,--उत्सवा माधवी लता, करण्डकः 
मक्खियों से भरी हुई पेटी (इसे चोर अपने साथ 
रखते हैं और जब चोरी करने जाते हे तो इन मक्खियों 
को छोड़ देते हे जिससे कि यह बत्ती बुझा दें) ,--कीठः 
भिर्रो की जाति,-प्रियः कदम्ब वृक्ष का एक भेद, 
-- बाधा भोरे द्वारा सताया जाना-श० १,--मण्डलम्‌ 
मक्खियों (भौंरों) का झुंड । 


घूमना, भ्रमण करना, इधर-उधर हिलना-जुलना | ञ्रमरकः [ भ्रमर--कन्‌ ] 1. भौंरा 2. जलावतं, भंवर 


परिभ्रमसि कि वृथा क्वचन चित्त विश्वम्यताम्‌ 
भर्तु० ३३१३७ 2. मंडराना, चक्कर लगाना 


--कः,--कम्‌ 1. मस्तक पर लटकने वाली बालों की 
लट 2. खेलने के लिए गेंद 3. लट्ट । 


~ परिभ्रमन्मू्धजषट्पदाकुले:-कि० ५१४ 3. घूमता, | भ्रमरिका [ भ्रमरक --टाप्‌ इत्वम्‌ ] सब दिशाओं में घूमने 


पारक्रमाः करना, मड़ना, 4. घूमना, मारा मारा 


बाली । 


फिरना (कर्म० के साथ) 5. मोड़ना, प्रदक्षिणा | अभिः (स्त्री) | भ्रमू+इ ] 1. आवर्तन, मोड, चक्रा- 


करना, बि , 1. घूमना, इधर उधर चक्कर काटना 
2. मडराना, आवतित होना, चक्कर खाना 3. उड़ा 
देना, तितर वितर करना, इधर उधर बखेरना 
4. गडबडा जाना, अव्यवस्थित होना, व्याकुल होना, 


कार गति, इधर-उधर घूमना, क्रान्ति-उत्तर० ३।१९, 
६1३, मा० ५।२३ 2. कुम्हार का चाक 3. खेरादी को 
खराद 4. भंवर 5. बवंडर 6. गोलाकार सनिक --क्रम- 
व्यवस्था 7. भूल, गलती । 


( ७५७ ) 


अश्‌ दे० ञ्रंश्‌ । 

अश्मन्‌ (पुं) [भृशस्य भावः इयनिच्‌, ऋतो र]: 
प्रचंडता, अत्यधिकता, उग्रता, उत्कटता । 
(वि०) [भ्रंश्‌ +क्त] 1. पतित, नीचे पड़ा हुआ 
2. गिरा हुआ 3. भटका हुआ, विचलित 4. वियुक्त, 
वञ्चित, निष्काषित, निकाला हुआ--यथा 'भ्रष्टा- 
धिकार' में 5. मुर्झाया हुआ, क्षीण, बर्बाद 6. ओझल 
खोया हुआ 7. दुरचरित्र, दूषितचरित्र। सम० 
- अधिकार (वि०) अपनी शक्ति या पद से वञ्चित, 
पदच्यृत,- क्रिय (वि०) विहित कर्मो को जिसने 
नहीं किया,--गुद (वि०) एक प्रकार के गुदरोग से 
ग्रस्त, - योगः जो धर्मच्यृत हो गया हो । 

सस्ज्‌ (तुदा० उभ०-_भृज्जति, भृष्ट --प्रेर० भर्जयति 
--ते, भ्रज्जयति -- ते, इच्छा० बिभक्ष॑ति. विभजिषति, 
बिञ्रज्जिषति) तलना, भूनना, सेकना कील पर मांस 
भूनना, (आल० से भी )-ब भ्रज्ज निहते तस्मिन्‌ शोको 
रावणमग्निवत्‌--भद्दि० १४८६ । 

भ्राज्‌ (भ्वा० आ० भ्राजते) चमकना, दमकना, चम- 
चमाना, जगमगाना--ररुजु अजिरे फेणुरबहुघा हरिरा- 

भट्रि> १४७८, १५।२४, वि - जगमग 

करना, देदीप्यमान होना--बिश्राजसे मकरकेतनमच- 
यन्ती - रत्न० १।२१। 

आजः [श्राज्‌ --क] सात सूर्यो में से एक,--जम्‌ एक प्रकार 
का साम ! 

भ्राजक (वि०) (स्त्री०-जिका) [भ्राज्‌--ण्वुल| चमकाने 
वाला, देदीप्यमान, कम्‌ पित्त, त्वचा में व्याप्त पित्त । 

भ्राजथुः [ज्नाज्‌ ।-अथुच्‌] आभा, कान्ति, उज्ज्वलता, 
सौन्दर्य । 

भ्राजिन्‌ (वि०) | भ्राजू--णिनि]| चमकने वाला, जगमगाने 
वाला । 

आजिष्णु (वि०) [भ्राज्‌-+-इष्णुच्‌] चमकने वाला, देदीप्य- 
मान, उज्ज्वल, दीप्तिकेन्द्र,-- ष्णुः 1. शिव का विशेषण 
2. विष्णु का विशेषण । 

अत्‌ (पुं०) [ भ्राज्‌-तृच्‌ पृषो० ] 1. भाई, सहोदर 
2. घनिष्ठ मित्र या संबंधी 3. निकटवर्ती रिश्तेदार 
4. मित्रवत्‌ संबोधन का चिह्न (प्रिय मित्र,) आतः कष्ट- 
महो--भत्‌ ० ३।३७, २।३४, तत्वं चिन्तय तदिदं भ्रात 
-“मोह० । सम०--गन्धि,गन्धिक (वि०) जिसका 
भाई केबल नाम के लिए हो, नाम मात्र का भाई 
-- जः भतीजा (जा) भतीजी-जाया (श्रातुर्जाया 
भी) भाई की पत्नी, भाभी, मेघ० १०, दत्तम्‌ बहन 
के विवाह पर भाई द्वारा बहन को दी गई संपत्ति, 
-+द्वितीया कातिक शुल्का द्वितीया (इस दिन बहनें 
अपने भाइयों को अपने घर पर आमंत्रित करती हूँ 
और उनकी खातिर करती हैं, भाई भी इस दिन 


बहनों को उपहार देते हैं, संभवतः यह दिन इस लिए 
मनाया जाता हे कि इस दिन यमुना ने अपने भाई को 
आमंत्रित किया थ--तु० यमद्वितीया), पुत्र 
(भ्रातुष्पुच:) भतीजा,--बधुः भाई की पत्नी) इवसुर 
पति का बड़ा भाई, जेठ,--हत्या भाई की हत्या । 

भ्रातक (वि०) [श्रातृ+ कन्‌] भाई से संबंध रखने वाला । 

भ्रातृव्यः | ्रातुः पुत्रः व्यत्‌] 1. भाई का बेटा, भतीजा 
2. शत्रु, विरोधी । 

भ्रात्बळ (वि०) [भ्रातृ न-वलच्‌| जिसके एक या 
अधिक भाई हों । 

आत्रीयः, आत्रेयः [भ्रातृ छ] भाई का पुत्र, भतीजा । 


श्रात्र्यम्‌ [भ्रातृ ‡-ष्यञ्ञ्‌] भाईचारा, भ्रातुभाव । 

आन्त (वि०) [श्रम्‌ +क्त] 1. इधर उधर घूमा फिरा 
हुआ 2. मुड़ा हुआ, चक्कर खाया हुआ, घुमाया हुआ, 
3. भूला हुआ, कुपयगामी, भटका हुआ 4. घबड़ाया 
हुआ, गड़बड़ाया हुआ, इधर उधर घूमने फिरने वाला 
इधर से उधर और उघर से इधर घूमने फिरने वाला, 
चक्कर काटने वाला,-तम्‌ 1. घूमना, इधर उधर 
फिरना,-- वरं पर्वतदुर्गेषु शान्तं वनचरः सह--भतृं ° 
२।१४ 2. गलती, भूल । 

आन्तिः (स्त्री) [श्रम्‌ +-क्तिन्‌] 1. इधर उधर फिरता, 
घूमना 2. घूमकर मुड़ना, मटरगस्त करना 3. क्रात्ति, 
गोलाकार या चक्राकार घूमता-- चक्रश्रान्तिररान्त- 
रेषु वितनोत्यन्यामिवारावलीम्‌-विक्रम० १1५ 
4. भूल, गलती, भ्रम, व्यामोह, मिथ्याभाव--भ्रितासि 
चन्दनश्रान्त्या दुविपाकं विषद्रुमम्‌ --उत्तरश १४६ 

घबराहट, उद्विग्नता 6. संदेह, अनिश्चय, शंका ! 

सम० - कर (वि०) विह्वल करने वाला, भ्रम में 
डालने वाला,--वाशनः शिव का विशेषण,--हुर 
(वि०) संदेह या भूल को दूर करने वाला । 

भ्रान्तिमत्‌ (वि०) [ञ्रान्ति+मतुप्‌] 1. घूमने वाला, मुड़ने 
वाला,-श्रान्तिमद्वारियन्त्रम्‌-मालवि० २।१३ 2. भूल 
करने वाला, गलती करने वाला, भ्रमयुक्त--पुं० एक 
अलंकार जिसमें दो वस्तुओं की पारस्परिक समानता 
के कारण एक वस्तु को भूल से अन्य बस्तु समझ लिया 
जाता हू, --श्रान्तिमानन्यसंवित्ततुस्यदशने - काव्य ० 
१०, उदा०--कपाले मार्जारः पय इति करानू लेढि 
शिनः, आदि-विक्रम० ३।२, मा० १।२, भी । 

आमः [ भ्रम्‌+-अण्‌ ] 1. इधर-उधर घूमना 2. मोह, भूल, 
गलती । 

आमक (वि०) (स्त्री०-मिका) [ भ्रम्‌ +णिच्‌¬-ण्बुळ्‌ | 
1. घुमाने वाला 2. आवतित करने वाला 3. उलझाने 
बाला, धोखा देने वाला--कः 1. सूरजमुखी फूल 

एक प्रकार का चुंबक पत्थर 3. धोखेबाज, बदमास, 

ठग 4. गीदड़ । 


( ७५८ ) 


मर (वि०) (स्त्री०--री) [ भ्रमरेण सभृतं ञ्रमरस्येदं 
का अण्‌ | भ्रमर संबंधी,--रः,--रम्‌ एक प्रकार का 
चुंबक पत्थर--रम्‌ 1. चक्कर काटना, 2. आधूर्णन 
3. अपस्मार, मिरगी 4: शहद 5. एक प्रकारका रति- 
बंध, संभोग का आसन विश्षेष-री 1. दुर्गाका 
विशेषण 2. चारों ओर घूमना, प्रदक्षिण करना-दीयतां 
आमये:--कर्पूर० ४, विद्ध० २। 

आ (म्ला) श्‌ (म्वा० दिवा» आ० भ्राशते, श्राश्यन्ते, 
म्लाशते, म्छाइ्यते) चमकना, दमकना, जगमगाना | 

ष्ट्रः, ष्टम्‌ [ अस्ज्‌ ष्ट्रन्‌, भ्रष्ट्त-अण्‌ वा] कड़ाही, 
-- ष्ट्रः 1. प्रकाश 2. अन्तरिक्ष । 

आष्ट्रमिन्य (वि०) [ आष्ट्र+-इन्ध्‌ञ-अण्‌, मृम्‌ ] तलने 
वाला या भूनने वाला, भड़भूजा । 

ता (म्ला) स्‌ दे० 'भ्रा (म्ला) शू' । 

चु (जू) कुंशः (सः) [भ्रुवा कुंशो (सो) भाषणं यस्य 
ब० स० हस्वो वेकल्पिकः | स्त्री की वेशभूषा में 
नाटक का पुरुषपात्र । 

भुकुटि:-टी [ श्रुवः कुटिः कौटिल्यम्‌ ष० त० ] दे० 
'अुकुटि' । 

शुड (तुदा० पर० भुडति) 1. संचय करना, एकत्र करना 
2. ढकना । 

श्रू (स्त्री) [ श्रम्‌--डू ] भौंह, आँख की भौंह-- कान्ति 
भुवो रायतलेखयोर्या--कु० १।४७। सम०--कुटिः, 
एटी (स्त्री) भोहो की सिकुड़न या कुटिलता, 
त्यौरी चढ़ाना, “बंध, “रचना भ्रूभंग या भूभंगिमा, 
भ्रुकुटि बंध्‌ या रच्‌ भौहें सिकोड़ना, त्यौरी चढ़ाना 
“कपः भोंहों को सिकोड्ना --भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवे- 


यामू-कु० २३1६०, --जाहम्‌ भोंह का मूल,--भङ्ङः, 
-भेवः भोहों की सिकुड़न वा कुटिखता,-त्यौरी-तरङ्ग- 
भ्रूभङ्गा क्षुमितविहगश्रेणिरशना--विक्रम० ४२८, 
सञ्रूभङ्गम्‌ खमिव-मेघ० २४, सञ्चूभङ्कम्‌ त्यौरी-चढ़ा 
कर , -भदिन्‌ (वि०) त्यौरी चढाय हुए,---मध्यम्‌ 
भोंहों के बीच का स्थान,--लता बेल की भांति भौंह, 
महराबदार या कुटिल भौंह,---विकारः,--विक्रिया, 
“विक्षेप: भौंहों की सिकुड़न, -- विचेष्टितम,-विभ्रमः, 
विलासः भौंहों का मोहक संचालन, भौंहों की काम 
केलि,-सभूविलासमथ सोऽयमिती रयित्वा-.. मा० १। 
२४, मेघ० १६। 

भ्रूण: [ भ्रूण घञ्‌ ] 1. गर्भ, कलल 2. (गर्भस्थ) 
बच्चा, वालक । सम० -ध्न- हन्‌ (वि०) भ्रूण 
हत्या करने वाला,--हतिः,- हत्या भ्रूण कागिराना, 
गर्भपात कराना--भ्रूणहत्यां वा एते ध्नन्ति--याज्ञ2 
१।६४ । 

चेज्‌ (म्वा० आ० भ्रेजते) चमकना । 

भरे (म्ले) प्‌ (भ्वा० उभ०--भ्रेषति--ते, म्लेषति---ते) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. गिरना लड़खड़ाना, डग- 
मगाना, फिसलना 3. डरना 4. क्रोध करना । 

श्रेषः [ भरेष्‌+-घञ्‌ ] 1. हिलना-जुलना, गति 2, डग- 
मगाना, लड़खड़ाना, फिसलना 3. विचलित होना, 
भटकना, पथभ्रंश 4. सत्य से विचलन, अतिक्रमण, 
पाप 2. हानि, वंचना । 

भ्रोणहत्यम्‌ [ भ्रूणहत्या +-अण्‌ ] गर्भस्थ शिशु की हत्या । 

म्लक्ष्‌ दे० भ्रक्ष्‌ । 

म्लाश्‌ दे० आश । 


मः [ मा-क | 1. काल 2. विष 3. जादू का गुर 
4. चन्द्रमा 5. ब्रह्मा 6. विष्णु 7. शिव 8. यम, मम्‌ 
1. जल 2. प्रसन्नता, कल्याण । 

मकरः [ मं+विषं किरति-क्‌+-अच्‌-तारा० ] 1. एक 
प्रकार का समुद्री-जन्तु, घडियाल, मगरमच्छ,--झषाणां 
मकरश्चास्मि-भय० १०।३१, मकरवक्त्र--भतृं० २।४ 
('मकर' कामदेव का प्रतीक या कुलचिह्ण माना जाता 
हू, तु? निम्नांकित समस्त पदों की) 2. मकरराशि 
3. मकरव्यूह, सेना को मकराकार स्थिति में क्रमबद्ध 
करना 4. मकर के आकार का कुंडल 5. मकर के रूप 
में हाथों को बाँघना 6. कुबेर की नौ निधियों में से 


एक । सम०- अङ्कः 1. कामदेव का विशेषण 2. समुद्र 
का विशेषण,--अइवः वरुण का विशेषण, आकरः, 
__ शालयः, -आवासः समुद्र, सागर,- कुण्डलम्‌ मकर 
की आकृति का कुंडल,--केतनः,-_केतुः-- केतुमत्‌ 
(पुं ) कामदेव के विशेषण, -ध्वजः 1. कामदेव का 
विशेषण--तत्प्रेमवारि मकरध्वजतापहारि--चौर० 
४१ 2. सेना की विशेष क्रम-व्यवस्था,--राशिः 
(स्त्री) मकर राझि,- संक्रमणम्‌ सूर्य की मकरराशि 
में गति,-सप्तमी माघशुक्ला सप्तमी । 

सकरन्दः | मकरमपि दति कामजनकत्वात्‌ दो--अवखण्डने 
क पृषो० मुम्‌-त्ारा० ] 1. फूलों से प्राप्त शहद, 


( ७५९ ) 


मधु, फूलों का रस--मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं 
महामान्यः--भामि० १६, ८ 2. एक प्रकार की 
चमेली 3. कोयल 4. भौंरा 5. एक प्रकार का 
न्थित आज्रवृक्ष,--दम्‌ फूलों का केसर । है 

भकरन्दवत्‌ (वि०) [ मकरन्द--मतुप्‌ ] मधु से पूर्ण,--तो 
पाटल की बेल या पाटल का फूल । 

मकरिन्‌ (पुं०) | मकर--इनि ] समुद्र का विशेषण । 

मकरी [ मकर--डीप्‌ | मादा घडियाल। सम०--पत्रम्‌, 
~लेखा लक्ष्मी के मुखपर 'मकरी' का चिह्न,--प्रस्थः 
एक नगर का नाम! 

मकुटम्‌ [मदू --उट, अनुनासिकलोपः] ताज-तु० 'मुकुट! । 

मकुतिः [ मद्भू --उति पृषो० ] शूद्वशासन, राजा कौ ओर 
से शूद्रों के लिए आदेश । 

मकुरः | मक्‌ +-उरच्‌, पृषो० ] 1. शीशा, दर्पण 2. बकुल 
का वृक्ष 3. काली 4. अरब की चमेली 5. कुम्हार 
के चाक का डंडा । 

सकुलः | मङ्ग +-उलच्‌, घृषो० ] 1. बकुल का वृक्ष 
2. काली । 

मङुष्टः, मकुष्टकः | मू +-उ पृषो० नलोपः, मक्‌ भूषां 
स्तकति प्रतिहन्ति-मकु-स्तक्‌ +अच्‌ ] एक प्रकार 
की लोबिया । 

मकुष्ठः [ मकु--स्था--क | मोठ, (लोबिये का एक 
प्रकार) । 

मकूलकः [ मरू +-ऊलक्‌+-कन्‌ पृषो० नलोपः ] 1. कली 
2. दंती नामक वृक्ष । 

मक्क्‌ (स्वा० आ०-मक्कते) जाना, हिलना-जुलना । 

मक्कुलः | मक्क्‌+-उलक्‌ ] धूप, गुग्गुल, गेरू । 

मबकोलः [ मक्क्‌ +-ओलच्‌ ] खडिया मिट्टी । 

मक्ष्‌ (म्वा० पर० मक्षति) 1. इकट्ठा होना, ढेर लगना, 
सञ्चय करना 2. क्रुद्ध होना । 

मक्षः [ मक्ष न-धञ्ग्‌ ] 1. क्रोध 2. पाखण्ड 3. समुच्चय, 
संग्रह । सम०--बीर्यः पियाल वृक्ष । 

मक्षि (क्षी) का [ मक्‌ +-ण्वुल्‌--टाप्‌. इत्व ] मक्खी, 
मधुमक्खी--भो उपस्थितं नयनमधु संनिहिता मक्षिका 
च -मालवि० २। सम०--मलम्‌ मोम। 

मख्‌, मंख्‌ (म्वा० पर० मखति, मंखति) जाना, चलना, 
सरकना । 

मखः [ मख्‌ संज्ञायां घ | यज्ञ, यज्ञविषयक कृत्य,--अकि- 
चनत्वं मखजं व्यनक्ति -रघु० ५।१६, मनु० ४।२४, 
रघु० ३1३९ । सम०--आग्निः,--अनलः यज्ञाग्नि, 
--असुहृद्‌ (पुं) शिव का विशेषण - क्रिया यज्ञ 
विषयक कोई कृत्य,--आतू (पुं०) राम का विशेषण, 
--द्विष्‌ (पुं) पिशाच, राक्षस --रघु० ११२७ 
-द्वेषिन्‌ (पुं) शिवका विशेषण,-हुन्‌ (नपुं०) 
1. इन्द्र का विशेषण 2. शिव का विशेषण । 


मगधः [ मगध्‌+-अच्‌, मगं दोषं दघाति वा मग--घा 
त-क ] एक देश का नाम, बिहार का दक्षिणी भाग 
--अस्ति मगधेषु पुष्पुरी नाम॑ नगरी--दश० १, 
अगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः--रघु० ६।२१ 2. भाट, 
बन्दी, चारण,--धाः (ब० व०) 1. मगध देश के 
अधिवासी, मागघ 2. बडी पीपल । सम०--उद्भवा 
बडी पीपल,--पुरी मगध की नगरी,--लिपिः (सत्री ०) 
मागघी लिपि या लिखावट । 

अग्न (भू० क० कृ०) [मस्ज्‌ +-क्त] 1. गोता लगा हुआ, 
डुबकी लगाई हुई 2. सराबोर, डूबा हुआ 3. लीन, 
लिप्त (दे० मस्ज्‌) । 

मघः [मङ्घ्‌ -- अच्‌, पृषो०]1. विश्व के एक द्वीप या प्रभाग 
का नाम 2. एक देश का नाम 3. एक प्रकार की 
औषधि 4. सुख 5. मघा नाम का दशवां नक्षत्र,- घम्‌ 
एक प्रकार का फूल । 


मघव, मघवत्‌ (पुं०) [मघवन्‌ -|-तृ अन्तादेशः, ऋका रस्य 
इत्संज्ञा] इन्द्र का नाम । 

मघवन्‌ (पुं०) [मह पूजायां कनिन्‌, नि० हस्य घः, वुगा- 
गमश्च] (कर्तृ० ए० व० - मधवा, कर्म ब० व० 
“-मंघोनः ) 1. इन्द्र का नाम-दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय 
मघवा दिवम्‌ --रघु० १1२६, ३।४६, कि ३।५२, कु० 
३।१ 2. उल्लू, पेचक 3. व्यास का नाम । 

मघा [मह --घ, हस्य घत्वम्‌, टाप्‌] दसवां नक्षत्र, जो 
पांच तारों का समूह है । सम० - त्रयोदशी भाद्रपद 
कृष्णा त्रयोदशी,--भवः, --भूः शुक्रग्रह । 

मड्क (म्वा आ०--मङ्कृते) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. सजाना, अलंकृत करना । | 

सङ्कलः [मद्धू +-इलच्‌] दावानल, जंगल की आग । 

मङ्कुरः [मङ्क +-उरच्‌] दर्पण, शीशा । 

मङ्क्षणम्‌ [मङ्ख्‌--ल्युट्‌, पृषो० खस्य क्षत्वम्‌] टांगों की 
रक्षा के लिए कवच, पिडलियों की रक्षार्थ कवच । 

मङ्क्षु (अव्य०)|[मङ्ख्‌+-उन्‌, पृषो० खस्य क्षत्वम्‌ | तुरन्त, 
जल्दी से, शीघ,-मङ्क्ूदपाति परितः पटलैरलीनाम्‌ 
--शि० ५।३७ 2. अत्यन्त, बहुत अधिक । 

सङ्घ: [मंड्ख्‌ +अच्‌] 1. राजा का चारण 2. एक विशेष 
प्रकार को औषधि । 

मङ्ग्‌ (म्वा० उभ० मङ्गतित्ते) जाना, हिलता-जुलना । 

मङ्ग [मङ्ग्‌न-अच्‌ 1. नाव का अगला भाग 2. नाव का 
एक पाइवं । 

मङ्गल (वि०)[मङ्ग्‌+-अरच्‌] 1. शुभ, भाग्यशाली, कल्या- 
णकारी, हितकाम-यथा मङ्गलदिवसः, मङ्गलवृषभः’ 
में, 2. समृद्ध, कल्याणप्रद 3. बहादुर, --छूम्‌ 1. (क) 
शुभत्व, कल्याणकारिता जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं 
गोत्रमंगलम्‌ --उत्तर० ६४२, रघु» ६।९, १०१६७, 
(ख) प्रसन्नता, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, आनन्द, 


( ७६० ) 


उल्लास मा० १।३, उत्तर» ३1४८, (ग) कुशल, 
क्षेम, कल्याण, मंगल--सङ्ग: सतां किमु न मङ्गलमात- 
नोति भामि० १।१२२ 2. शुभ शकुन, कोई भी 
शुभ घटना 3. आशीर्वाद, नांदी, शुभकामना 4. शुभ 
या मंगलकारी पदार्थ 5. शुभावसर, उत्सव 6. (विवाह 
आदि) शुभ संस्कार 7. कोई पुरानी प्रथा 8. हल्दी, 

-लः मंगलग्रह,-ला पतिब्रता स्त्री । सम ०--अक्षता: 
(पृं०, ब० व०) आशीर्वाद देते समय ब्राह्मणों के 
द्वौरा लोगों पर फेके जाने वाले चावल,-अगुरु(नपुं०) 
चन्दन का एक भेद, अयनम्‌ आनंद या समृद्धि का 
मार्ग,-अलङ्कृत (वि०) शुभ अळकारों से अलंकृत 
कुं० ६1८७, --अष्टकम्‌ विवाह के अवसर पर वरवधू 
की मंगलकामना के लिए पढ़ें जाने वाले आशीर्वादात्मक 
झलोक, आचरणम्‌ (सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य 
से) किसी भी ग्रन्थ के आरम्भ में पढ़ी जाने वाली 
प्रार्थना के रूप में मंगल-प्रस्तावना,-आचारः 1. शुभ, 
पवित्र प्रथा 2. आशीर्वादोच्चा रण, नांदी,--आतोद्यम्‌ 
उत्सव के अवसर पर बजाया जाने वाला ढोल, 
--आदेशवृत्तिः भाग्य में लिखे को बताने वाला 
ज्योतिर्षी,--आरम्भः गणेश का विशेषण आलम्भनम्‌ 
किसी शुभ वस्तु को स्पर्श करना,--आलयः, 
--आवासः देवालय, मन्दिर,--आह्विकम्‌ मंगल- 
कामना के लिए नित्य अनुष्ठेय घामिक कृत्य,--इच्छु 
आनन्द या समृद्धि का इच्छुक,-करणम्‌ किसी 
(वि) भी कार्यं की सफलता के लिए पढ़ी 


जाने वाली प्रार्थेना,--कारक,-कारिन्‌ (वि०) शुभ, 
मंगलकारी,--कार्यम्‌ उत्सव का अवसर, कोई भी 
मांगलिक कृत्य--श० ४, क्षौमम्‌ उत्सव के अवसर 
पर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र-रघु० १२।८ 
-ग्रहः शुभग्रह घटः,-पात्रम्‌ उत्सव के अवसर पर पानी 
से भरा कलश जो देवोंको अपित किया जाय, - छाय 
प्लक्ष का वृक्ष, पाकड का पेड़,- तूर्यम्‌,-वाद्यम्‌ एक 
वाद्य यंत्र विगुल, या ढोल आदि--जो उत्सवादिक के 
शुभ अवसरों पर बजाया जाय-रघु० ३।२०,- - देवता 
शुभ या रक्षक देवता,--पाठकः भाट, चारण, बन्दीजन 
--आः दुरात्मन्‌ वृथामंगलपाठक शेलूषापसद -- 
वेणी०१, --पुष्पम्‌ शुभ फूल,--प्रतिसरः,-सुत्रम्‌ शुभ 
डोरी, शुभ डोरा जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने गले में 
तब तक पहनती हैँ जव तक उनका पति जीवित हैं, 
-अस्त्रे: कल्पितम ङ्गलप्रतिसराः (अङ्गनाः)-मा० ५।१८ 
2. ताबीज़ को डोरा - प्रद (वि०) शुभ (दा) हल्दी 
प्रस्थः एक पहाड़ का नाम, - मात्रभूषण वि० शुभ 
अलंकार अर्थात्‌ जनेऊ या कस्तूरी-तिलक आदि से 
सुभूषित,-वचस्‌ (पुं०)-बादः मंगलात्मक अभिव्यक्ति 
आशीर्वचन, मंगलाचरण,-- बाह्यम्‌ दे० 'मंगलतूर्यम्‌', 


वारः,--वासरः मंगलवार,--विधिः उत्सव या कोई 
शभकृत्य,---शब्द: अभिनन्दन, आरीर्वाद।त्मक अभि- 
व्यक्ति,~सुत्रम्‌ दे० 'मंगलप्रतिसर', स्नानम्‌ मंगल 
कामना के लिए किसी शुभ अवसर पर किया जाने 
वाला स्नान । 

मङ्गलीय (वि०) [मङ्गल-छ] शुभ, सौभाग्यसूचक । 

मङ्गल्य (वि०) [मङ्कुल-यत्‌] 1. शुभ सौभाग्यशाली, 
सानद, किस्मतवाखा, समृद्ध--मनु० २।३१ 2. सुखद, 
रुचिकर, सुन्दर 3. पवित्र, विशुद्ध, पावन--उत्तर० 
४।१०,--ल्यः 1. बट-वृक्ष 2. नारियल का पेड़ 3. एक 
प्रकार की दाल, मसूर की दाल,--ल्या 1. सुगन्धित 
चन्दन का भेद 2. दुर्या का नाम 3. अगर की रूकड़ी 
4. एक विशेष सुगंध द्रव्य 5. एक प्रकार का पीला 
रंग,-ल्यम्‌ (अनेक तीर्थ स्थानों से लाया गया)1. राजा 
के राज्याभिषेक के लिए शुभ तीर्थजल 2 
3. चन्दन की लकड़ी 4. सिंदूर 5. खट्टा दही ! 

सङ्भल्यकः [ मंगल्यन-कन्‌ ] एक प्रकार की दाल, 
मसूर । 

मङ्घ्‌ । (भ्वा० पर० मङ्घति) अलंकृत करता, संजाना । 
1: (भ्वा० आ० मङ्कते) 1. ठगना, धोखा देना 
2. आरम्भ करना 3. कलंकित करना 4. निन्दा 
करना 5. जाना, जल्दी से जाना 6. आरंभ करना 
प्रस्थान करना । 

मच्‌ (म्वा० आ० - मंचते) 1. दुष्ट होना 2. ठगना, 
घोखा देना 3. शेखी बघारना 4. घमण्डी या अहंकारी 
होना । 

मर्चाचका [मराम्भुं चर्चेति-म--चर्चे +-ण्बुल्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌] 
“श्रेष्ठता या सर्वोत्तमता' को प्रकट करने के लिए 
संज्ञा के अन्त में लगाया जामे वाला शब्द यथा 
गोमर्चाचका -'एक बढ़िया गाय या बेल, तु० 
उद्धः । 

मच्छः [मद्‌ क्विप्‌-शी+ड] (मत्स्य का भ्रष्ट रूप) 
मछली । 

मज्जन्‌ (पुं०) [मस्ज्‌ +-कनिन्‌] मांस और हड्डियों में 
रहने वाली मज्जा, पौधे का रस । सम०- त्‌ 
(नपुं०) हड्डी, समुद्धवः वीय, शुक्र । 

मज्जनम्‌ [मस्ज्‌ भावे ल्युट्‌] 1. डुबकी लगाना, गोता 
लगाना, पानी में डबकी, सराबोर होना 2. स्नान 
करना, नहाना --प्रत्थग्रमज्जनविशेषविविवंतकान्ति 
--रत्न० १।२१, रघु ० १६1५७ 3. डूबना 4. मांस और 
हड्डियों के बीच की मज्जा । 

मज्जा [मस्ज्‌ 1-अच्‌+टाप्‌] 1. मांस और हड्डियों के 
बीचका रस या वसा 2. पौधों का रस। सम० 
--रजस्‌ ( नपुं० ) 1. एक विशेष नरक 2. गुग्गुल 
--रसः वीर्य, शुक्र,--सारः जायफल । 


( ७६१ ) 


सज्जुषा दे० मञ्जूषा । 

मञ्च्‌ (म्वा० आ० मञ्चते)1. थामना 2. ऊँचा या लम्बा 
होना 3. जाना, चलना-फिरना 4. चमकना 5. अलंकृत 
करना । 

मञ्चः [मञ्च्‌ +-घञ्ग] 1. शय्या, चारपाई, पलंग, बिस्तरा 
2. उभरा हुआ आसन, वेदी, सम्मान का आसन, 
राज्यासन, सिहासन-तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्‌-रघु० 
६।१, ३।१० 3. मकान, टांड (खेत के रखवाले के 
लिए) 4. व्यासपीठ, ऊंचा आसन । 

मञ्चकम्‌ [मञ्च-{-कन्‌]1. शय्या, विस्तरा, पलंग 2. उभरा 
हुआ आसन या वेदी 3. आँख सुरक्षित रखने का 
हारा । सम०---आश्रयः खटमल, खाट में रहने वाला 
कीड़ा । 

मञ्चिका [मञ्चक--टाप्‌, इत्वम्‌] 1. कुर्सी 2. कठौती, 
थाली, 3. माची (चार पायौं से बनाया हुआ स्टॅण्ड 
जिसपर बुगचों में भरा सामान लदा रहता हे) । 

मञ्जरम्‌ [मञ्ज्‌+-अर] 1. फूलों का गुच्छा 2. मोती 
3. तिलक नाम का पौधा । 

सञ्जरि;,--री (स्त्री ० ) [मञ्जु +-ऋ- इन्‌ शक० पररूपम्‌, 
पक्षे डीप्‌] 1. कोंपल, अंकुर, बौर--निवपेः सहकार- 

` मज्जरी:--कु० ४।३८, सदृशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी 

--रघु० ९४४, १६।५१, इसी प्रकार-स्फुरतु कुच- 
कुम्भयोरुपरिमणिमङ्जरी-गीत० १०, मुखं मुक्तारुचो- 
धत्ते घर्माम्भःकणमञ्जरी-काव्य० २।७१, 2. फूलों का 
गुच्छा 3. फूल कली 4 फूल का वृन्त 5. समानान्तर 
रेखा 6. मोती 7. लता 8. तुलसी 9. तिलक का 
पौधा । सम५--चामरम्‌ मंजरी की शक्ल का चंवर, 
पंखे जैसी मञ्जरी - विक्रम० ४।४,-नख्जः 'वितस' 
का पौधा । 

मञ्जरित (वि०) [मञ्जर-इतच्‌] 1. फूलों या बौरों के 
गुच्छों से युक्त 2. वृंत पर लगी हुई कली आदि । 

मञ्जा [मञ्ज्‌+-अच्‌+-टाप्‌] 1. बकरी 2. बौरों (फूलों) 
का गुच्छा 3. लता ! 

मञ्जिः,--जी [मञ्ज्‌+-इत्‌, पक्षे ङीष्‌] 1. फूलों (या 
बौरों) का गुच्छा 2. लता । सम० -फला केले का 
पौधा । 

मञ्जिका [मञ्ज्‌ +-ण्वृलू+-टाप्‌+-इत्वम्‌ ] वेश्या, बारांगना, 
वाजारू स्त्री, रंडी । 

मञ्जिमन्‌ (पुं०) [मञ्जु+-इमनिच्‌] सौन्दर्य, मनोहरता । 

मङ्जिष्ठा {अतिशयेन मञ्जिमती इष्ठन्‌ मतुपो लोपः 
तारा०]मजीठ 1 सम० - प्रमेहः एक प्रकार का मूत्र- 
रोग, --रागः 1. मजीठ का रंग 2. मजीठ के रंग जैसा 
आकर्षक और टिकाऊ अर्थात्‌ स्थायी असुराग । 

मञ्जोरः--रम्‌ [मञ्ज्‌+-ईरन्‌] नूपुर, पेर का आभूषण 
~-सिञ्जानमञ्जुमञ्जीरं प्रविवेश निकेतनम्‌ -गीत० 


९६ 


११, या मुखरमधीरं त्यज मञ्जीरं रिपुमिव केलिषु 
लोलम्‌ - ५, मा० १,--रम्‌ वह स्थूणा जिसमें रई की 
रस्सी लपेटी जाती है । 

मञ्जीलः (प्‌०)वह गाँव जिसमें धोबियों का निवास हो । 

मञ्जु (वि०) [मञ्ज्‌-उन्‌] प्रिय, सुन्दर, मनोहर मधुर, 
सुखद, रुचिकर, आकर्षक-स्खलदसमञ्जसमञ्जुजल्पितं 
ते (स्मरामि ),उत्तर० ४।४, अयिदलदरविन्द स्यन्दमानं 
मरन्दं तव किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भङ्गाः-भामि ० 
१।५, तन्मञ्जुमन्दहसितं इवसितानि तानि-२।५। सम० 
--कैशिन्‌ (पु०) कृष्ण का विशेषण,--गसनं (वि०) 
सुन्दर गति वाला, (ना) 1. हंसिनी 2. राजहंस,-गतेः 
नेपाल देश का नाम,--गिर्‌ (वि०) मधुर स्वर 
वाला-एते मञ्जुगिरः शुकः -- काव्या० २।९,- गुङजः 
प्यारी गूंज,--घोष (वि०) मधुर स्वर बोलने वाला, 
--नाश्ञी 1. सुन्दर स्त्री 2. दुर्गा का विशेषण 3. इन्द्र 
की पत्नी शची का विशेषण,--पाठकः तोता, प्राणः 
ब्रह्मा का विशेषण, -भाषिन,--वाच्‌ (वि०) मधुर 
बोलने वाला - गिरमनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाक्‌ 
पञ्जरस्थः--रघु० ५।७४, १२।३९--वक्तू (वि०) 
सुन्दर मुख वाला, मनोहर, - स्वन,--स्वर (वि०) 
मीठे स्वर वाला । 

मञ्जुल(वि०) [मञ्ज्‌+-उ~-लच्‌ वा|प्रिय, सुन्दर, रुचिकर, 
मनोहर, मधुर, सुरीली (आवाज) ,--- संप्रति मञ्जुल 
बञ्जुल सीमनि केलिशयनमनुयातम्‌ --गीत० ११, 
कूजितं राजहंसानां वर्षते मदमञ्जुळम्‌-काव्या० 
२।३३४,- लम्‌ 1. लतामण्डप, कुंज, लतागृह 
2. निझर, कूुआँ,--लः एक प्रकार का जलकुक्कुट । 

मञ्जूषा [ मञ्ज्‌--ऊषन्‌+-टाप्‌ ] 1. संदूक, डब्बा, पेटी, 
आधार-मदीयपद्यरत्नानां मञ्जूर्षषा मया कृता 
-भामि० ४।४५, 2. बडी टोकरी, पिटारा 3. मजीठ 
4. पत्थर । 9 

मटकी, मटती [ मट्‌-अप्‌न्न्मटस-चि--डि--डीष्‌, मद्‌ 
--शतृ--डीष्‌ ] ओला । 

मटस्फटिः [मट +-स्फट्‌+-इ] 'घमंड का आरम्भ, आरब्ध 
अभिमान । 

मट्टकम्‌ (नपुं०) छत की मुंडेर । 

सद्‌ (म्वा० पर० मठति) 1. रसना, बसना 2. जाना, 
3. पीसना । 

मठः,-ठम्‌ [ मठत्यत्र मठ्‌ घज्णर्थे क ] 1. संन्यासी की 
कोठरी, साधक की कुटिया 2. विहार, शिक्षालय 
3. विद्यामंदिर, महाविद्यालय, ज्ञानपीठ 4. देवालय, 
मन्दिर 5. बैलगाड़ी,--ठी 1. कोठरी 2. मढी, विहार ! 
सम०--आयतनम्‌ विद्यामन्दिर, महाविद्यालय । 

मठर (वि०) [ मन्‌+अर्‌, ठ अन्तादेशः | नशे में चूर, 
मद्य पीकर मतवाला । 


( ७६२ ) 


सठिका | मठ-|-कन्‌--टापू, इत्वम्‌ ] छोटी कोठरी, 
कुटीर । 

मड्डुः मड्इकः [ मस्ज्‌ ].डु, मड्डु--कन्‌ ] एक प्रकार 
का ढोल । 

सण्‌ (म्वा० पर० मणति) बजाना, गुनगुनाना । 


मणिः (स्त्री) भी, परन्तु विरल प्रयोग) [ मण्‌-इन्‌, 

स्त्रीत्वपक्षे वा डीप्‌ ] 1. रत्नजडित आभूषण, रत्न, 

मूल्यवान जवाहर--अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न 

जातु मौलौ मणयो वसन्ति--भामि० १।७३, मणौ 

वञ्जसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः--रघु० १।४, 

३।१८ 2. आभूषण 3. कोई भी उत्तम वस्तु-तु० 
रत्न 4. चुम्बक, लोहमणि 5. कलाई 6. जलकलश 
7. चिङकु, भगांकुर 8. लिंग का अगला भाग (इन अर्थो 
में 'मणी' भी लिखा जाता है )। सम०- इनः, 
राजः हीरा,--कष्ठ: नीलकण्ठ पक्षी,-- कष्ठकः 
मुर्गा,--कणिका,--कर्णी वाराणसी में विद्यमान एक 
पवित्र कुण्ड,-काचः वाण का वह भाग जहां पंख 
लगा रहता हें, काननम्‌ ग्रीवा, कारः रत्नाजीव, 
जोहरी,--तारकः सारस पक्षी, दर्पणः रत्नजटित 
शीशा,--द्वीपः 1. अनन्त नाग का फण 2. अमृत 
सागर में विद्यमान एक काल्पनिक टापू,- धनुः, 
जैनुस्‌ (नपु०) इन्द्रधनुष,--पाली जौहरिन, रत्न 
आभूषणों की देखभाल करने वाली स्त्री,--पुष्पकः 
सहदेव के शंख का नाम--भग० १ ६,--पूर: 
1. नाभि 2. रत्नजटित चोली, (रम्‌) कलिंग देश में 
विद्यमान एक नगर,- बन्धः 1. कलाई--श० ७, 
2. रत्नों का बांधनां--रघु० १२।१०२.-- बन्धनम्‌ 
1. रत्नों का (कलाई में) बांघना, मोतियों की लड़ी 
2. कंकण या अंगूठी क्रा वह भाग जहाँ उसमें नग जड़े 
जाते हों -श० ६ 3. कलाई--श० ३११३,--बीज:, 
--वीजः अनाज का पेड,--भित्तिः (स्त्री० ) शेषनाग 
का महल,--भूः (प्त्री०) रत्नजटित फृशे,--भूमिः 
(स्त्रीश) 1. रत्नों की खान 2. रत्नजटित फर्श, वह 
फर्श जिसमें रत्न जड़े हों, मन्थम्‌ सेंधा नमक,-माला 
1. रत्नों का हार 2. कान्ति, आभा, सौन्दर्य 
3. (कामकेलि में) दांत से काटे का गोल .निशान 
4. लक्ष्मी 5. एक छन्द का नाम,--यष्टिः (पुं०, स्त्री) 
रत्नजटित लकड़ी, रत्नों की लड़ी, --रत्नम्‌ आभूषण, 
जड़ाऊ गहना, रत्न, जवाहरु,--रागः रत्नों का रंग 
(गम्‌) सिंदूर,--शिला रत्नजटित शिला,-- सरः रत्नों 
का हार,-सृत्रम्‌ मोतियों की लडी,--सोपानम्‌ रत्न- 
जटित पौडी जीना,- स्तम्भ; रत्नों से जडा हुआ 


खभा,--हर्म्यम्‌ रत्नजटित या स्फटिक का महल । 
सणिकः--कस्‌ [ माणि+-कन्‌ ] जंलकलश,--कः रत्न, 
जवाहर । 


सणितम्‌ [ मण्‌--क्त ] एक अस्पष्ट सी सीत्कार जो 
स्त्री- सम्भोग के समय उच्चरित होती है-शि० 
१०।७५ । 

मणिमत्‌ (वि०) [ मणि+-मतुष्‌ ] रत्नजडित (पुं) 
1. सूर्य 2. एक पर्वत का नाम 3. एक तीर्थस्थान का 
नाम । 

मणीचकः [मणी+-चक्‌ +अच्‌] रामचिरेया,--कम्‌ चन्द्र- 
कान्तमणि । 

मणीदकम्‌ [ मणीव कायति--मणी--के-{-क ] फूल, 
पुष्प । 

मष्ठ्‌ (म्वा० आ० मण्ठते) 1. प्रवल अभिलाष करना 
2. सखेद स्मरण करना, शोक के साथ चिन्तन करना । 

सफ्ठः [मण्ट्‌+-अच्‌] एक प्रकार का पका हुआ मिष्टान्न । 

मष्ड्‌ । (भ्वा० पर०, चुरा० उभ० मण्डति, मण्डयति-ते 
मण्डित) 1. अलंकृत करना, सजाना-प्रभवति मण्डयितुं 
वघूरनङ्गः-कि० १०५९, भट्टिः १०२३ 2. हर्ष 
मनाता । 
गं (म्वा० आर मण्डते) 1. वस्त्र धारण करना, कपड़े 
पहनना 2. धेरना, घेरा डालना ३. विभक्त करना, 
बाँटना । 

मण्डः, डम्‌ [मण्ड--अच, मन्‌-ड तस्य नेत्वम्‌ वा] 
1. गाढ़ा चिकना पदार्थ जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
जम जाता है 2. उबाले हुए चावलों का माँड़-नीवारौ- 
दनमण्डमुष्णमधुरम्‌--उत्तर० ४१ 3. (दूध की) 
मलाई 4. झाग, फेनक, फफूंदन 5. उफान 6. भात का 
मांड 7. रस, सत्‌ 8. सिर,--डः 1. आभूषण, शृंगार 
2. मेंढक, 3. एरंड का वृक्ष,-डा 1. खींची हुई शराब, 
2. आंवले का वृक्ष । सम०--उदकम्‌ 1. खमीर, 
2. उत्सवादिक के अवसर पर फर्श व दीवारों को 
सजाना 3. मानसिक क्षोभ या उत्तेजना, प (वि० ) 
माँइ पीने वाला, मलाई खाने वाला, हारकः शराब 
खींचने वाला । 

मण्डकः [मण्ड +-कन्‌] 1. कसार, एक प्रकार का पकाया 
हुआ मैदा 2. फुलका, पतली रोटी । 

भण्डनम्‌ [मण्ड्‌--ल्युट्‌] 1. सजाने या सुभूषित करने की 
क्रिया. अलंकृत करना--मामक्षम मण्डनकालहानेः 
-रघु० १३।१६, मण्डनविधिः--श० ६1५ 2. आभू- 
षण, श्खुंगार, सजावट-सा मण्डनान्मण्डनमन्वभुङ्क्त 
-कु० ७।५, कि० ८।४०, र ० ८।७१,-नः (मण्डन- 
मिश्रः) दर्शन शास्त्र के एक विद्वान्‌ पंडित जो शास्त्रार्थ 
में शङ्कुराचायं से हार गये थे । 

मण्डपः| मण्डं भूषां पाति-पा +- क,मण्ड्‌ -- कपन्‌ वा]1. विवा- 
हादि संस्कारों के अवसर पर बनाया गया अस्थायी 
मण्डप, खुला कमरा, विवाह मंडप 2. तंबू, मंडवा 
णारषु० ५।७३ 3. लता कुंज, लतागृह, रूतामंडप 


( ७६३ ) 


“मेघ०७८ 4. किसी देवता को अधित किया गया 
भवन । सम०--प्रतिष्ठा देवालय की प्रतिष्ठा । 
मण्डयन्तः [मण्ड्‌ --णिच्‌+-झच्‌] 1. आभूषण, शृंगार 
2. अभिनेता 3. आहार 4. स्त्री सभा,-- न्ती स्त्री । 

सण्डरी [मण्ड+-अरन्‌+-डीष्‌] झिल्ली, झींगुर विशेष । 

मण्डल (वि०) [मण्ड्‌-कलच्‌] गोल, वृत्ताकार,--लः 
1. सैनिकों का गोलाकार क्रमव्यवस्थापन 2. कुत्ता 
3. एक प्रकार का साँप,-लम्‌ 1. गोलाकार पिण्ड, 
गोलक, चक्र, गोलाकार वस्तु, परिधि, कोई भी गोल 
वस्तु--करालफणमण्डलम्‌--रघु० १२।९८, आदर्श 
मण्डलनिभानि समुल्लसन्ति --कि० ५।४१, स्फु रतप्र- 
भामण्डल, चापमण्डल, मुखमण्डल, स्तनमण्डल आदि 
2.(जादूगर द्वारा खींची हुई) गोलाकार रेखा-- मुद्रा० 
२।१ 3. बिब, विशेषतः चन्द्र या सूर्यं का बिब,-अप- 
वेणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला (विभावरी) --मालवि० 
४1१५, दिनमणिमण्डनमण्डपभयखण्डन ए- गीत» 
4. परिवेश, सूर्य-चन्द्र के इदं गिदे पड़ने वाळा घेरा 
5. ग्रहपथ या ग्रहकक्ष 6. समुदाय, समूह, संग्रह, 
संघात, टोली, वृन्द-एवं मिलितेन कुमारमण्डलेन-दश०, 
अखिलं चारिमण्डलम्‌-रघु० ४।४ 7. समाज, सम्मेलन 
8. बड़ा वृत्त 9. दृश्य क्षितिज 10 जिला या प्रान्त 
11 पडोस का जिला या प्रदेश 12. (राजनीति में) 
किसी राजा के तिकट और दूरवर्ती पड़ोसियों का गुट्ट 
--उपगतोऽपि मण्डलनाभितामू--रघु० ९।१५ 
(मल्लि० द्वारा उद्धृत कामन्दक के अनुसार राजी 
के निकट और दूरवर्ती पड़ौसियों के गुट्ट में बारह 
राजा सम्मिलित है । एक तो केन्द्रीय राजा या 
विजिगीषु, पाँच अग्रवती राज्यों के राजा, चार पश्च- 
वर्ती राज्यों के राजा, एक मध्यम या अन्तर्वर्ती राजा 
तथा एक उदासीन अथवा तटस्थ राजा । अग्रवर्ती और 
पश्चवर्ती राजाओं की विशेष संज्ञा है--दे० तद्गत 
मल्लि तु० शि० २।८१ भी तथा इसके ऊपर 
मल्लि० । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऐसे राजाओं 
की संख्या, चार, छः, आठ, बारह या इससे भी अधिक 
हे--दे० याज्ञ १।३४५ पर मिता० और दूसरे 
विद्वानों के अनुसार गुट्ट में केवल तीन ही राजा होते 
हैं--प्राृतारि या स्वाभाविक शत्र (बगलवाले देश 
का प्रभु), प्राकृत मित्र या (स्वाभाविक दोस्त (केन्द्रीय 
राजा से मिले हुए दुसरे अन्य राज्यों के बाद जिसका 
राज्य हो) और प्राकृतोदासीन या स्वाभाविक तटस्थ 
(जिसका राज्य स्वाभाविक मित्रराष्ट्र से. भी परे 
हो) । 13. बन्दूक का निशाना लगाते समय विशेष 
पैतरा 14. दिव्य विभूतियों का आवाहन करने के 
लिए एक प्रकार का गुप्त रेखाचित्र या तंत्र, 


> 


15. ऋग्वेद का एक खण्ड (समस्त ऋग्वेद दस मण्डलों 


या आठ अष्टकों में विभक्त है) 16. एक प्रकार का 
कोढ़ जिसमें गोल चकत्ते पड़ जाते हैं 17. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य,--ली वृत्त, समूह, संघात (मण्डलीक्क 
कुंडलाकार या वृत्ताकार बनाना, लपेटना, सण्डलोभू 
वृत्त बनाना ) सम०--अग्नः झुकी हुई या टेढ़ी तलवार, 
खज्ग,- अधिपः, --अधीक्षः,--ईक्ञः---ईञ्वरः 1. किसी 
जिले या प्रान्त का राज्यपाल था शासक 2. राजा, 
प्रभू,--आवृत्तिः (स्त्री०) गोलाकार ग्रति--उत्तर० 
३।१९,--कार्मुक (वि०) गोलाकार धनुष को धारण 
करन वाला,--नृत्यम्‌ मंडलाकार घूमते हुए नाचना, 
गोलाकार नाच,-न्यासः वृत्त का वर्णन करना,-पुच्छकः 
एक प्रकार का कीडा,-बटः गोलाकार रूप में बड़ 
का वृक्ष,--वतिन्‌ (पुं०) एक छोटे प्रान्त का शासक, 
वर्षः राजा के समस्त प्रदेश में बारिश का होना, 
देशव्यापी वर्षा । 

मण्डलकम्‌ [मण्डल--कन्‌] 1. वृत्त, 2. बिब 3. जिला, प्रांत 
4. समूह, संग्रह 5. सेनिकों की चक्राकार-व्यूहरचना 


~ 


6. सफेद कोढ़ जिसमें गोल चकते होते हे 7. दर्पण । 


मण्डलयति (न।० धा० पर०) गोल या वृत्ताकार बनाना । 

सण्डलायित (वि०)[मण्डलवत्‌ आचरितम्‌-मण्डल{-क्यङ्‌, 
दीः, मण्डलाय--क्त] गोल, वतुंठ,---तभ्‌ गेंद, 
गोलक । 

मण्डलित (वि०) [मण्डले कृतं--मण्डल-{-क्विप्‌ ==मण्डल्‌ 
क्त] गोर बना हुआ, वर्तुल या गोल बनाया हुआ। 

भण्डलिन्‌ (वि०) [मण्डल-| इनि] 1. वृत्त बनाने वाला, 
कुण्डलाकृत 2. देश का शासन करने वाला, (पु) ` 
1. एक प्रकार का सांप 2. सामान्य सर्प 3. बिलाव 
4. ऊदबिलाव 5. कुत्ता 6. सूर्य, 7. बटवृक्ष 8. किसी 
प्रांत का शासक । 

सण्डित (वि०) [मण्डू +क्त] अलंकृत, भूषित । 

मण्डूकः [मण्डयति वर्षासमयं--मण्ड्‌ +-ऊकण्‌] मेंढक - -नि- 
पानमिव मण्डूकाः सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्व 
संपदः, सुभा०,--कम्‌ स्त्रीसंभोग का एक प्रकार, 
रतिबन्धविशेष,--की 1. मेंढकी 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. कुछ पौधों के नाम । सम ०--अनुवृत्ति,--प्लुतिः 
(स्त्रीश) 'मेंढकों की उछल कूद' बीच बीच में छोड़ 
देना, बीच में छोड़कर आगे फलांग जाना (व्याकरण 
में यह शब्द कुछ सूत्र छोड़ कर उनके पुववर्ती सूत्र 
से आपूर्ति करने के निमित्त प्रयुक्त होता हैं )--क्रिया 
ग्रहणं मण्ड्कप्लृत्यानुवर्तते--सिद्धा ०-कुरूम्‌ मेंढको का 
समूह,--योग: भाव-समाधि का एक प्रकार जिसमें 
साधक मेंढक की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ 
होता है,--सरस्‌ (नपुं० ) मेंढकों से भरा हुआ सरोवर । 

सण्डूरम्‌ [मण्ड्‌ | ऊरच] लोहे का जंग, लोहे का मैल (यह 
पौष्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है) । 


( ७६४ ) 


मत (भू० क० कृ०) [मन्‌ -- क्त] 1. चिंतित, विश्वसित, 
कल्पित 2. सोचा हुआ, माना हुआ, खयाल किया 
हुआ, समझा हुआ 3. मूल्यवान्‌ माना हुआ, सम्मानित, 
प्रतिष्ठित--रघु० २।१६, ८।८ 4. प्रशंसित, मूल्य- 
वान्‌ 5. अटकल लगाया हुआ, अनुमान लगाया हुआ 
6. मनन किया हुआ, चिन्तन किया हुआ, प्रत्यक्ष 
किया गया, पहचाना गया 7. सोचा गया 8. अभिप्रेत 
उद्दिष्ट 9. अनुमोदित, स्वीकृत (दे० मन्‌), तम्‌ 
चिन्तन, विचार, सम्मति, विश्वास, पर्यवेक्षण-निश्चित- 
मतमुत्तमम्‌ --भग० १८।६, केषांचिन्मतेन-आदि 
2. सिद्धांत, उसूळ, पन्थ, धमेमत, विशवास--ये मे मत- 
मिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः--भग० ३1३१ 3. उप- 
देश, अनुदेश, सलाह 4. उद्देश्य, योजना, अभिप्राय, 
प्रयोजन 5. समनुमोदन, स्वीकृति प्रशंसा। सम० 
अक्ष (व०) पासे के खेल में प्रवीण,-- अन्तरम्‌ 
1. भिन्न दृष्टि 2. भिन्न पन्थ,--अवलम्बनम्‌ विशेष 
प्रकार की सम्मति रखना । 

मतङ्कः [माद्यति अनेन--मद्‌+-अङ्गच्‌ दस्यतः - तारा०] 
1. हाथी 2. बादल 3. एक ऋषि का नाम--रघु० 
५।३३ । 

मतङ्गजः | मतङ्गञ-जन्‌+-ड ] हाथी--न हि कमलिनीं 
दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः--मालवि० ३, कि० ५। 
४७, रघु० १२।७३ । 

मतल्लिका | मतं मतिम्‌ अलति भूषयति--मत--अल 
+ण्ूक् ह साधुः | सर्वोत्तमा, सवंश्रेष्ठता प्रकट 
करन के इस शब्द को संज्चाओं के अन्त में जोड़ 
दिया जाता हुँ, गोमतल्लिका “श्रेष्ठ गौ! तु० उद्धः । 

मतल्ली दे० मतल्लिका । 

सतिः (स्त्रीश) [ मन्‌+-क्तिन्‌ ] 1. बुद्धि, समझदारी, 
भाव, ज्ञान, संकल्प मतिरेव बलाद्गरीयसी-- हि० 
२1८६, अल्पविषया मतिः--रघु० १।२ 2. मन, हृदय 
~ मम तु मतिने मनागपँतु धर्मात्‌--भामि० ४२६, 
इसी प्रकार दुर्मति, सुमति 3. सोचना, विचार, 
विश्वास, सम्मति, भाव, कल्पना, संस्कार पर्यवेक्षण 
-णवित्रिरहो बलवानिति मे मतिः--भतूं० २।९१, 
भग० १८७८ 4. अभिप्राय, योजना, प्रयोजन --दे० 
मत्या 5. प्रस्ताव निर्धारण 6. सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर 
नएकि० १०।९ 7. अभिलाष, इच्छा, कामना-प्रायो- 
पवेशनमति्नृपतिर्बभूव-रघु० ८।९४ 8. सलाह, 
परामर्शे 9. याद, प्रत्यास्मरण (मतिकृ, -धा, - आधा, 
मन लगाना, निश्चय करना, सोचना, मत्या (क्रि० 
ब्रि०) 1. जानबूझकर, साभिप्राय, स्वेच्छा से - मत्या 
भुक्त्वाचरेत्‌ कृच्छ्म्‌--मनु० ४।२२३, ५।१९ 2. इस 
विचार से कि व्याघ्रमत्या पलायन्ते) । सम० 
~ ईह्बरः विश्वकर्मा का विशेषण, - गर्भ (वि०) 


प्रज्ञावान्‌, वृद्धिमान्‌, चतुर,--हंधम्‌ मतभिन्नता, 
--निशचयः निश्चित विश्वास, दृढ़ विश्वास,---पूर्व 
(वि०) साभिप्राय, स्वेच्छाचारी, यथेच्छ,--पु्वस्‌, 
-- पुवेकम्‌ (अव्य०) सप्रयोजन, साभिप्राय, स्वेच्छा 
से, खुशी से,-प्रकर्ष: बुद्धि की श्रेष्ठता, चतुराई, --भेदः 
विचारभिन्नता,--श्रमः,--विपर्यासः 1. व्यामोह, मान- 
सिक भ्रम, मन की भ्रान्ति-श० ६॥९ 2. त्रुटि, ` 
गलती, भूल, गलतफहमी,---विभ्रमः,--विश्रंशः मन 
की अव्यवस्था या दीवानापन, पागलपन, उन्माद, 
--झालिन्‌ (वि०) बुद्धिमान्‌, चतुर, हीन (वि०) 
मूख, अज्ञानी, मूढ़ । 

मत्क (वि०) [अस्मद्‌ +-कन्‌, मदादेशः] मेरा--संश्युणुष्व 
कपे मत्कॅः संगच्छस्व बने: शुभः--भट्टि० ८।१६, 
--त्कः खटमल । 

सत्कुणः [मद्‌--क्विप्‌, कुण्‌--क, ततः कर्म॑० स०] 1. खट- 
मल--मत्कुणाविव पुरापरिप्लवौ-शि० १४६८, 
2. बिना दाँत का हाथी 3. छोटा हाथी 4. बिना दाढ़ी 
का मनुष्य 5. भैस 6. नारियल का पेड़,--णम्‌ टांगों 
या जंघाओं के लिए कवच । सम०--अरिः पटसन 
का पौघा । 

मत्त (भू० क० कृ०) [मद्‌-क्त] 1. नशे में चूर, मत- 
वाला, मदोन्मत्त (आलं० से भी) -ज्योत्स्तापानमदाल- 
सेन वपुषा मत्ताइचकोराङ्गनाः-विद्ध० १1१३१, प्रभा- 
मत्तञ्चन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयति--काव्य० १०, 
इसी प्रकार ऐश्‍वर्य” धन? बल? आदि 2. पागल, 
विक्षिप्त 3. मदवाला, भीषण (हाथी )-रघु० १२।९३ 
4. घमंडी, अहंकारी 5. खुश, अतिहृष्ट, हर्षोद्दीप्त 
6. प्रीतिविषयक, केलिपरायण, स्वैरी,--त्तः 1. पिय- 
क्कड़ 2. पागल दफा ष्य 3. मदवाला हाथी 4. कोयल 
5. भसा 6. का पौधा । सम०--आलम्बः 
(किसी धनी पुरुष के) विशाल भवन की बाड़,- इभः 
मदवाला हाथी “गमना मस्त हाथी के सदृश चाल 
वाली स्त्री अर्थात्‌ अलसगति,-- काशि (सि) नी एक 
सुन्दर लावण्यवती स्त्री,--दन्तिन्‌ (पुं०)-- नागः, 
= वारणः मदवाला हाथी, (-णः--णम) 1. विशाल- 
भवन के चारों ओर बाड़ 2. किसी विशालभवन के 
ऊपर बनी अटारी 3. वरांडा, अलिद 4. भवन का 
सुसज्जित बहिर्भाग,--(णम्‌) कटी हुई सुपारी । 

मत्यम्‌ [मत-+-यत्‌| 1. हल द्वारा बनाया खूड 2. ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन 3. ज्ञान का अभ्यास । 

मत्सः [ मद्‌ +सन्‌ ] 1. मछली 2. मत्स्य देश का स्वामी । 

मत्सरः [ मद्‌-सरन्‌ ] 1. ईर्ष्यालु, डाह करने वाला 
2. अतृप्त लालची, लोभी 3. दरिद्र 4. दुष्ट,-- रः 
1. ईर्ष्या, डाह-अदत्तावकाशो मत्सरस्य-- का० ४५, 
परवृद्धिषु बद्धमत्सराणां-कि० १३।७, शि० ९।६३, 


( ७६५ ) 


कु० ५।१७ 2. विरोधिता, शत्रुता --रघु० ३1६० 
3. घमंड-- शि० ८७१, 4. लोभ, लालच 5. क्रोध, 
कोपावेश 6. डांस या मच्छर । 

मत्सरिन्‌ (वि०) [ मत्सर-इनि | 1. ईर्ष्यालु, डाह 
करने वाला-परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ -सि० 
१५।१, २।११५ दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यः 
-मृच्छ ० ९।२७, रघु० १८।१९ 2. विरोधी, शत्रुतापूर्ण 
3. लालायित, स्वाथरत (अधि० के साथ) 4. दुष्ट । 

मत्स्यः [ मद्‌-स्यन्‌ ] 1. मछली- शूले मत्स्यानिवा- 
पक्ष्यन्‌ दुर्वलान्बलवत्तरा: मनु ० ७1२० 2. मछलियों 
की विशेष जाति 3. मत्स्य देश का राजा,--स्स्यो 
(द्वि व०) मीन राशि,-त्स्याः (ब० व०) एक 
देश तथा उसके अधिवासियों का नाम-मनु ० २।१९ 
याज्ञ? १।८३,। सम०--अक्षका,--अक्षी एक विशेष 
प्रकार की सोमलता,--अद्‌,--अदतः- आद (वि०) 
मछलियाँ खाकर पलने वाला, मत्स्यभक्षी,- अवतारः 
विष्णु के दस अवतारों में सबसे पहला अवतार 
(सातवें मनु के शासनकाल में दूषित हुई सारी पृथ्वी 
वाढग्रस्त हो गई और पावन मनु तथा सप्तरषियों 
(इनको विष्णु ने मछली बनाकर बचा लिया था) को 
छोड़कर सब जीवधारी प्राणी कालकवलित हो गये) 
तु० इस अवतार का जयदेवरचित वर्णन- प्रलयपयो- 
घिजले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदं 
केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे--गीत० .१, 
--अशनः 1. रामचिरेया (एक शिकारी पक्षी) 
2. मत्स्यभक्षी,-असुरः एक राक्षस का नाम,--आजीवः 
महुवा, - आधानी --धानी मछलियाँ रखने की टोकरी 
(जिसे मछुवे प्रयुक्त करते हैं) -उदरिन्‌ (पुं०) 
बिराट का विशेषण,--उदरी सत्यवती का विशेषण 
उदरीयः व्यास का विशेषण,--उपजीविन्‌ (पुं०) 
मछुवा,-करण्डिका मछलियां रखने की टोकरी,- गन्ध 
(वि०) मछली की गंध रखने वाला, (घा) सरस्वती 
का नाम--धण्टः एक प्रकार की मछली की चटनी 
-- घातिन्‌--लीवत्‌, - जीविन्‌ (पुं०) मछ्वा,--जालम्‌ 
मछलियाँ पकड़ने का जाल, - देशः मत्स्यवासियों का 
देश,--नारी सत्यवती का विशेषण,-नाशकः--नाशनः 
मत्स्यभक्षी उकाव, कुररपक्षी--पुराणम्‌ अठारह 
पुराणों में से एक,--बन्ध:,--बन्धिन्‌ (पुं) मछुवा 
बन्धनम्‌ मछली पकड़ने का कांटा, बंसी, बन्ध 
(घि) नो मछलियाँ रखने की टोकरी,-रड्कूः, रङ्कः, 
--रड्भकः रामचिरेया (मछली खाने वाला एक 
शिकारी पक्षी) ,--वेधनम्‌, - वेधनी मछली पकड़ने 
की बंसी,-सड्घातः मछलियों का झुंड, मत्स्यण्डिका, 
मत्स्यण्डी मोटी या बिना साफ.की हुई चीनी -ही ही 
इयं सीधुपानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता-मालवि०३ । 


मथ्‌ दे० मन्थ । 

मथ साथ । 

सथन (वि०) (स्त्री) -नी) [ मथ्‌¬-ल्युट्‌ ] 1. बिछोने 
वाला, मंथन करने वाला 2. चोट पहुँचाने वाला, 
क्षति देने वाला 3. मारने वाला, नष्ट करने वाला, 
नाझक--मुग्धे मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके--गीत० 
२--नः एक वृक्ष का नाम,--नम्‌ 1. मन्थन करना, 
बिलोना, विक्षुब्ध करना 2. धिसना, रगड़ना 3. क्षति, 
चोट, नाश । सम०--अचलः, - पर्वतः मन्दराचल 
पहाड जिसको रई का डंडा बनाया गया था । 

मथिः [ मथ्‌+-इ ] रई का डंडा । 

मथित (भू० क० कु०) | मथ्‌ क्त ] 1. मथा गया, 
बिलोया गया, विक्षुब्ध किया गया, खूब हिलाया गया 
2. कुचला गया, पीसा गया, चुटकी काटीं गई 3. कष्ट- 
ग्रस्त, दुःखी, अत्याचार पीडित 4. वध किया हुआ, 
नाश किया हुआ 5. स्थानभ्रष्ट (दे० मन्थ्‌ ),-तम्‌ 
(बिना पानी डाले) मथा हुआ विशुद्ध मट्ठा । 

मथिन्‌ (पुं०) [ मथ्‌--इनि| (कतृं० ए० व०-मथाः कर्म ० 
ब० व० मथः) रई का डंडा--मुहुः प्रणुन्नेषु मथां 
विवर्तनेनंदत्सु कुम्मेषु मृदङ्गमन्थरम्‌ -कि० ४१६, नै ० 
२२४४, 2. वायु 3. उच्तर, 4. पुरुष का लिंग । 

मथु (थ्‌) रा [ मथू--उ (ऊ) रच्‌+टाप्‌ | यमुना नदी 
के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, 
कृष्ण की जन्मभूमि तथा उसके कारनामों का स्थल, 
यह भारत की सात पुण्यनगरियों में एक हूँ, (दे० 
अवन्ति) और आज भी हजारों की संख्या में भकत 
लोग दर्शनार्थ यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि इस 
नगर को शत्रुघ्न ने बसाया था --निर्ममे निर्ममो र्थेषु 
मथुरां मधुराकृतिः-रघु० १५।८, कलिन्दकन्या मथुरां 
गताऽपि गं ङ्गोमिसंसक्तजलेषु भाति--९।४८, । सम० 
-- ईशः,---माथः कृष्ण का विशेषण । ° 

मद्‌ उत्तमपुरुष सर्वनाम के एक वचन का रूप जो प्रायः 
समस्त शब्दों के आरम्भ में प्रयुक्त होता हूँ--यथा 
मदर्थे, 'मेरे.लिए' 'मेरी खातिर' 'मच्चित्त' “मेरे विषय 
में सोचकर' मद्वचनम्‌, मत्सन्देश:, मत्प्रियम्‌ आदि। _ 

मदू ¡ (दिवा० पर० माद्यति, मत्त) 1. मस्त होना, नशे 
में चूर होना-वीक्ष्य मद्यमितरा तु ममाद--शि० 
१०।२७. 2. पागल होना 3. आनन्द मनाना, खुशी 
मनाना 4. प्रसन्न या हृष्ट होना । प्रेर० (मादयति) 
1. नशे में चूर करना, मदोन्मत्त करना, पागल बना 
देना 2. (मदयति) उल्लसित करना, प्रसन्त करना, 
खुश करना-मा० १।३६ 3. प्रणयोन्माद को उत्तेजित 
करना--मा० ३।६, उद्‌ --, 1. मस्त या नशे में चूर 
होना (आळं० से भी) 2. पागल होना--मनु० ३। 


१६१, प्रेर०--तशे में चूर करना, मदोन्मत्त करना 


भदः 


( ७६६ ) 


--अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त भामि० २।५, 
अ--, 1. नशे में चूर होना, मस्त होना 2. उपेक्षक 
होना, लापरवाह या अवधान रहित होना (अधि० 
के साथ) अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः 
मनु० २२१३ 3. भूलचक होना, भटक जाना, विच- 
छित होना-- यथा स्वाधिकारात्प्रमत्तः - मेघ १ में, 
4. गलती करना, भूल करना राह भूल जाना-भट्टि ० 
५८, १७1३९, १८।८, सम्‌-,1. नशे में चूर चूर होना, 
2. हफंथुक्त होना, प्रसन्न होना । 

॥ (चुरा० आ० मादयते) प्रसन्न करना, खुश 
करना । 


[ मद्‌ +अच्‌ ] 1. मादकता, मस्ती, मदोन्मत्ता 
-मदेनास्पृश्ये-दश०, मदविकाराणां दर्शकः-का० ४५, 
दे० नी० समस्त पद 2. पागलपन, विक्षिप्तता 3. उग्र 
्रणयोन्माद, लालसापूर्णं उत्कण्ठा, गाढाभिलाषा, 
कामुकता, मैथुनेंच्छा--इति मदमदनाम्यां रागिणः 
स्पष्टरागान्‌--शि० १०९१ 4. मदमत्त हाथी के 
मस्तक से चूने वाला मद - मदेन भाति कलभः प्रतापेन 
महीपतिः--चन्द्र० ५।४५, इसी प्रकार दे० मदकल, 
मदोत्मत्त, मेघ० २०, रघु० २।७, १२।१०२ 5. | 
इच्छा, उत्कंठा 6. घमण्ड, अहंकार, अभिमान --पंच० 
१।२४० 7. उल्लास, आनन्दातिरेक 8. खींची हुई 
शराब 9. मधु, शहद 10. कस्तुरी 11. वीय॑, शुक्र । 
सम्‌० --अत्ययः,-- आतडूः सुरापान के परिणामस्वरूप 
होने वाला विकार (सिरदर्द आदि),--अन्ध (वि०) 
1. मद से अन्धा, पीकर बेहोश, तीब्र उत्कण्डा से पीत 
हुए --अघरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवत्ता --बिक्रम० 
४1१३, 2. अभिमान से अंधा, घमंडी,-- अपनयनम्‌ 
नशा दूर करना,--अम्बरः 1. मदवाला हाथी 2. इन्द्र 
का हाथी ऐरावत,--अलस (वि०) नशे या जोश से 
निढाछ,--अवस्था 1. पीकर मदहोशी की हालत 
2. स्वेच्छाचारिता, कामासक्ति 3. मद चूने की स्थिति 
7३० २।७,-- आकुल (वि०) मदोन्मत्त,--आढ्य 
(वि०) पीकर मस्त, नशे में चूर (द्यः) ताड का 
पैड,--आस्नातः हाथी की पीठ पर बजाया जाने 
आखा ढोल या नगाड़ा,-- आलापिन्‌ (पुं० ) कोयल, 
“आह वः कस्तूरी,--उत्कर (लि०) 1. नशे में चूर, 
मद्यपान से उत्तेजित 2. तीव्र प्रणयोन्मत्त, कामुक 
3. अभिमानी, घमंडी, दर्पयुक्त 4. मदवाला, मदमस्त 
रघु० ६७, (टः) 1. मदवाला हाथी 2. पेंडुकी, 
(टा) खींची हुई शराब,--उदग्र, -- उन्मत्त (वि०) 
1. पीकर मस्त, नशे में चूर 2. भयंकर, जोश से भरा 
हुआ-मदोदयग्रा: ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रुजा:-रघु ० ४ 
२२, 3.अभिमानी, घमंडी, अहंकारी,-उद्धत (वि० ) जोश 
से भरा हुआ--कु० ३1३१ 2. घमण्ड से फूला हुआ, 


सदन (वि०) (स्त्री--नी) 


-एउल्छापिन्‌ (पु) कोयल,--कर (वि०) मादक, 
नशे में चूर करने वाला,--कारिन्‌ (पुं) मदवाला 
हाथी,--कल (वि०) मृदुभाषी, अव्यक्तभाषी, अस्पष्ट- 
भाषी--रघु० ९।३७, प्रेम की मंदध्वनि उच्चारण 
करने वाला 3. जोश से भरा हुआ--उत्तर० १1३ १, 
मा० ५१४ 4. अस्पष्ट परन्तु मधुर--मदकलं कूजितं 
सारसानाम्‌--मेघ० ३१, 5. मदवाला, प्रचण्ड, 
मदोन्मत्त- विक्रम» ४२४, (--लः) मदवाला हाथी 
कोहलः (स्वेच्छा से भ्रमण करने के लिए) मुक्त 
सांड,--खेल (वि०) प्रणयोन्माद के कारण कैलिप्रिय 
~ विक्रम० ४ १६,--गन्धा. 1. मादकपेय 2. पटसन, 
--गमनः भँसा,--च्युत्‌ (वि०) 1. (हाथी की भाँति) 
मद चुवाने वाला 2. कामुक, स्वेच्छाचारी, पीकर घुत्त 
3. आनन्ददायक, उल्लासमय (पुं०) इन्द्र का विशेषण. 


आलम्‌, वारि (नपु०) मदरस, मदवाले हाथी 
के गण्डस्थल से चूने वाला मद,--ज्वरः घमण्ड या 
जोश का बुखार--भत्‌ ० ३।२३,--द्विपः उन्मत्त हाथी, 
मदमस्त हाथी,---प्रयोगः,-श्रसेकः,-प्रजरवणम्‌ - स्रावः, 
“जुतिः (स्त्री०) हाथी के गण्डस्थल से मद का चूना, 
मुच्‌ (वि०) “मद टपकाने वाला' मदोन्मत्त, नदी में 
चूर-उत्तर० ३।१५,--रक्त (वि०) जोशीला,--रागः 
1. कामदेव 2. मुर्गा 3. पीकर धुत्त,-विक्षिष्त (वि० ) 
1. मदमस्त, मदोन्मत्त 2. कामलालसा से विक्षुब्ध 
“विह्लूल (वि०) 1. घमण्ड या काम लालसा से 
पागल 2, नशे के कारण निश्चेष्ट,-- बन्द: एक हाथी, 
~ शो्डकम्‌ जायफल,--सारः बाडी,-स्थरूम्‌,-स्थानप्‌ 
मदिरालय, शराबघर, मधुशाला । 

[माद्यति अनेन---मद्‌ करणे 
ल्युट्‌] 1. मादक, पागलपन लाने वाला 2. आनन्द- 
दायक, उल्लासमय, मः 1. कामदेव- व्यापाररोधि 
मदनस्य निषेवितव्यम्‌ -श० १।२७, हतमपि निहन्त्येव 
मदनः--भतृं० ३।१८ 2. परेम, प्रणयोन्माद, उत्कष्ठा, 
कामकुता-- वे न विवृतो मदनो 
न च संवृत:--श० २।११, सतन्त्रिगीत॑ मदनस्य 
दीपकम्‌--ऋतु० १३, रघु० ५६३, इसी प्रकार 
“मदनातुर' “मदनपीडित' आदि 3. वसन्त क्तु 
4. मघुमक्खी, भौरा 5. मोम 6. एक प्रकार का 
आलिगन 7. धतुरे का पौधा 8. बकुल का वृक्ष, खैर, 
“ना.-नी 1. खीची हुई शराब 2. कस्तूरी 3. अतिमुक्त 
लता (--मी केवल इन दो अर्थो में) त= षम्‌ 1. मादक 
2. प्रसन्न करने वाला, 3. आनन्ददायक । सम० 
~ अप्रकः एक घान्यविशेष, कोदों, अङ्कुक्ञः 1. पुरुष 
का लिंग 2. नाखून या नखक्षत (सम्भोग के समय 
हुआ) .-अन्तकः,--अरिः, - दसनः, -- दहनः, _- नाशनः, 
“रिपुः शिव के विशेषण,--अबस्य (किर ) प्रेमासक्त, 


( ७६७ ) 


सानुराग--आतुर--आते,- क्लिष्ट --पीडित (वि०) 
कामातं, प्रेमविह्वल, कामरोगी -रघु० १२।३२, 
श० ३।१०,--आयुधम्‌ 1. स्त्री की भग या योनि 
2. “कामदेव का अस्त्र अर्थात्‌ लावण्यमयी स्त्री, 
+आलबः,--यम्‌ 1. स्त्री की योनि 2. कमल 
3. राजा,--इच्छाफलम्‌ आमों का राजा,--उत्सवः 
कामदेव के सम्मान में मनाया जाने वाला बसन्त- 
कालीन उत्सव, (दा) अप्सरा, उत्सुक (वि०) प्रेम 
के कारण उत्कंठित या निढ़ाल,-उद्यानस “प्रमोद वन 
एक उद्यान का नाम,--कण्टकः 1. प्रेमभावना से 
उत्पन्न रोमांच 2. वृक्ष का नाम --कलहः प्रेमकलह, 
मेथुन “छेदसुलभाम्‌, मा० २।१२,-काकुरवः पेंडुकी 
या कबूतर,---गोपालः कृष्ण का विशेषण,--चतुर्दशी 
चैत्रशुक्ला चतुर्दशी, इसी दिन कामदेव के सम्मानार्थ 
मनाथा जाने वाला उत्सव,--त्रयोदशी चेत्रशुक्ला 
त्रयोदशी या काम के सम्मान में उस दिन मनाया 
जाने वाला उत्सव,-नालिका अतीस, स्त्री,--पक्षिन्‌ 
(पुं०) खंजन पक्षी,--पाठकः कोयल, पीडा,-- बाधा 
प्रेमवेदना, प्रेम की टीस,-महोत्सवः कामदेव के 
सम्मान में मनाया जाने वाला महोत्सव,-मोहनः 
कृष्ण का विशेषण,--ललितम्‌ प्रेमकेलि, रंगरेली, 
कामक्रीडा,-लेखः प्रेम-पत्र,-वक्ष (वि०) प्रेममुग्ध, 
मोहित,--शलाका 1. कोयल (मादा) 2. कामोहीपक । 

मदतकः [मदन--कन्‌] एक पौधे का नाम, दमनकः। 

मदयन्तिका, मदयन्ती [मदयन्ती-}-कन्‌†-टाप्‌ ह्लस्वः, मद्‌ 
न-णिच्‌ +-झच्‌ --डीष्‌] एक प्रकार की चमेली 
(अरब की) । 

मदयित्नु (वि०) [मद्‌+-णिच्‌+-इत्तुच्‌] 1. मादक, पागल 
बनाने वाला 2. आनन्द देने वाला,--त्नुः 1. कामदेव 
2. बादल 3. कलवार 4. पीकर धुत्त हुआ 5. खींची 
हुई शराब, (इस अर्थ में 'नपुं०' भी) । 

भदारः [मद्‌ +-आरन्‌] 1 मदवाला हाथी 2 सूअर 3 घतूरा 
4 प्रेमी, कामुक 5 एक प्रकार का सुगंध द्रव्य 6 ठग 
या बदमाश । 

सदिः (स्त्री) [मद्‌ ‡इन्‌] पटेला, मेड़ा । 

भदिर(वि०) [माद्यति अनेन मद्‌ करणे किरच्‌] 1. मादक, 
दीवाना करने वाला 2 आनंददायक, आकर्षक, (आंखों 
को) हर्ष कर,--रः (लाल फूलों का) खेर का वृक्ष। 
सम० -अक्षो,--ईक्षण--नयना,--लोचना मतोहर 
और आकर्षक आँखों बाली स्त्री--मधुकर मदिराक्ष्याः 
शंस, तस्याः प्रवृत्ति-विक्रम० ४२२, रधु ० ८1८६, 
--आयतनयन (वि०) बड़ी और मनोहर आंखों वाला 
श ३।५,--आसवः मादक पेय । 

मदिरा [मदिर+-टापू] 1. खींची हुई शराब --कांक्षत्यन्यो 
वदनमदिरां दोहदच्छझनास्था:--मेघ०७८, शि० 


११।४९ 2. एक प्रकार का खंजन पक्षी 3. दुर्गा का 
नामान्तर ! सम०--उत्कट,- उन्मत्त (वि) शराब के 
नशे में चूर, - गृहम्‌, झाला मदिरालय, शराबखाना, 
मधुशाला,--सखः आम का पेड़ । 

मदिष्ठा [अतिशयेन मदिनी--इष्ठत्‌, इनो लोपः, टाप्‌] 
खींची हुई शराब । 

मदीय (वि०) [अस्मद्‌ +-छ, मदादेशः] मेरा, मुझसे संबद्ध, 
-ारघु० २।४५, ६५, ५।२५ | 

मद्गुः [मस्ज्‌-- उ न्यङ्क्वा०] 1. एक प्रकार का जलचर 
जन्तु, जलकाक, पनड्ब्बी पक्षी 2 एक'भ्रकार का साँप 
3 एक प्रकार का जंगली जानवर 4 विशाल नौका या 
युद्धपोत -कोऽपि मढ्गुरम्यघावत्‌ --दश० 5 एक पतित 
वर्णसंकर जाति, भाट जाति की स्त्री में ब्राह्मण द्वारा 
उत्पन्न सन्तान-दे० मनु० १७।४८ 6. जाति- 
बहिष्कृत 1 

मद्गुरः [मद्‌+-गुक्‌+उरच, न्यङ्क्वा०] 1. गोताखोर, 
मोती निकालने वाळा 2. जमेनमछली 3. एक पतित 
वर्ण संकर जाति--दे० मद्गु (5.) । 

मद्य (वि०) [माद्यत्यनेन करणे यत्‌] 1. मादक 2. आनंदः 
दायक, उल्लासमय,-द्यम्‌ खींची हुई शराब, मदिरा, 
मादकपेय-रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या --रघु० ७।४९ 
मनु ० ५।५६, ९८४ १०।८९। सम०--आमोदः 
मौलसिरी का पेड,-कीटः एक प्रकार का कीड़ा,--ब्रुमः 
एक प्रकार का वृक्ष, माडवृक्ष,--षः पियक्कड़, शराबी, 
नशेबाज,-- पानम्‌ 1. मादक मदिरा पीना 2. कोई 
भी मादक पेय,--पीत (वि०) पीकर नशे में चूर 
-पुष्पा घातकी नामक पौधा, धौ,-बी (वी) जम्‌ 
खमीर उठाने वाली ओषध, खमीर पदा करने वाली 
लेई,-- भाजनम्‌ शराब का गिलास, इसी प्रकार मद्य- 
भाण्डम्‌, भण्डः शराब का झाग, मद्यफेन,--वासिनी 
घातकी नामक पौधा,--संधानम्‌ मदिरा खींचना । 

मद्र: [मद्‌-रक्‌] 1. देश का नाम 2. उस देश का शासक, 
द्राः (ब. व०) मद्र देश के अधिवासी,--अम्‌ हर्ष 
प्रसन्नता (सब्राङु---भव्राक्ग बालकाटना, कैंची से कत- 
रना, मूँडना) । सम०--कार (वि०) ('मद्रेंकार' 
भी) हर्षोत्पादक । 

मद्रकः [मद्र |-कन्‌| मद्र देश का शासक या अधिवासी, 
लाका (बश्व०) दक्षिण देश की एक पतित जाति । 

मधव्यः [मघु+-यत्‌] वैशाख का महीना । 

मधु (व०) (स्त्री०--धु या० घ्वी) [मन्यत इति मधु, 
मन्‌--उ नस्य धः] मधुर, सुखद, रुचिकर, आनन्द 
युक्त--नपुं० ( - धु) 1. शहद - एतास्ता मधुनो 
घाराश्चोतन्ति सविषास्त्वयि - उत्तर० ३।३४, मधु 
तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्‌ 2. पुष्परस या 
फूलों का रस--कु० ३३३६ देहि मुखकश्लमधघुपानं 


( ७६८ ) 


“>>गीत० १० 3. मीठा मादक, पेय, शराब, खींची 
हुई शराब--विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ 
जयरघु० ४६५, क्रतु० १।३ 4. पानी 5. शक्कर 
6. मिठास,-पुं० (घुः) 1. वसन्त ऋतु--क्व नु हृदय- 
ङ्गमः सखा कुसुमायोजितकार्मुको मधुः--कु० ४।२४- 
२५, ३।१०, ३०, चेत्र का महीता--भास्करस्य 
मधुमाधवाविव--रघु० ११।७, मासे मधौ मधुरको- 
किलभृङ्गनादै रामा हरन्ति हृदयं प्रसभं नराणाम्‌ 
यू ऋतु० ६२४ 3. एक राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
न मारा था 4. एक और राक्षस जिसके पिता का 
नाम लवण था तथा जिसे शत्रुघ्न ने मारा था 
5. अशोक वृक्ष 6. कार्त वीर्य राजा का नाम । सम० 
--अष्डीला शहद का लौंदा, जमा हुआ शहद, 
-~-आधारः मोम, - आपात (वि०) पहली बार शहद 
चखने वाला- मनु ० ११1९,--आश्रः एक प्रकार का 
आम का वृक्ष,--आसवः (शहद से) खींची हुई मीठी 


शराव,-आस्वाद (वि०) शहद का स्वाद चखने वाळा 
- आहुतिः (स्त्री०) यज्ञ में मिष्टान्न की आहुति देना 
--उच्छिष्टम्‌,-उत्थम्‌,--उत्थितम्‌ मधुमक्खियों का 
मोम,--उत्सबः वसन्तोत्सव,-उदकम्‌ 'मधुजल', शहद 
मिला हुआ पानी, जलमधु - उद्यानम्‌ वसन्तोद्यान 
--उपघ्नम्‌ 'मधु का आवास” मथुरा का नामान्तर 
णरघृ० १५।१५,--कण्ठः कोयल, _ करः 1. भौंरा 
"ण कुटजे खलु तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम्‌ 
-भामि० १।१०, रघु०९।३०, मेघ० ३५।४७ 2. प्रेमी 
कामुक, गणः, श्रेणिः (स्त्री) मक्खियों का झुंड 
कर्कटी 1. मीठा नीब्‌, चकोतरा 2. एक प्रकार 
का छुहारा, - काननम्‌,वनम्‌ मधुराक्षस का वन 
-णकारः,--कारिन्‌ (पुं० मधुमक्खी - कुक्कुटिका 
~ कुक्कुटी एक प्रकार का नींबू का पेड़,- कुल्या 
मधु की नदी, कृत्‌ (पुं०) मधुमकखी,--केशटः मध्‌- 
मक्खी,--कोशः,--षः मधुमक्खियों का छत्ता, कमः 
शहद की मक्खियों का छत्ता (ब० ब०) मदिरा पीने 
की होड, आपानक,--क्षीरः, - क्षीरकः खजूर का पेड़ 
गायनः कोयल, ग्रहः मधु का तर्पण,-घोषः कोयल 
जम्‌ मोम,--जा 1. मिसरी 2. पृथ्वी,-_ जम्बीर 
एक प्रकार का नींबू जित्‌, - द्विष,--निषदन, 
--निहन्त्‌ (पुं०), - ~ सथनः,- -रिषुः,- शत्र 
सूदनः, विष्णु के विशेषण--इति मधुरिपुणा सखी 
नियुक्ता,-गीत० ५, रघु० ९४८, शि० १५।१, 
~ तृणः--णम्‌ गन्ना, ईख,--त्रयम्‌ तीन मीठे पदार्थ 
अर्थात्‌ शक्कर, शहद और घी,---दीपः कामदेव, - दूतः 
आम का पेड, दोहः मधु या मिठास खींचना,--- 
1. भौंरा 2. कामुक,- ब्रवः लाल फूलों का एक वृक्ष, 
~ब्रुसः आम का पेड,--धातुः एक प्रकार का पीला 


माक्षिक,--धारा शहद की धार,--धूलिः राब, गड, 
-_ नालिकेरकः एक प्रकार का नारियल, - नेतु (पुं०) 
भौंरा, - पः मधुकर, या पियवकड़-राजप्रिया: कैर- 
विण्यौ रमन्ते मधुपेः सह =्भामि०. १।१२६, १।३३, 
(यहां दोनों अर्थ अभिप्रेत हैँ), पटलम्‌ शहद की 
मक्खियों का छत्ता,--पतिः कृष्ण का विशेषण,---पर्क 
“झहद का मिश्रण' एक सम्मानयुक्त उपहार जो किसी 
अतिथि को या कन्या के पिता के द्वार पर आ जाने 
पर दूल्हे को अपित किया जाता हे, इसमें निम्नांकित 
पाँच पदार्थ डाले जाते हुँ-दचि सर्पिजल क्षौद्रं सिता 
चेतेश्‍्च पंचभिः, प्रोच्यते मधुपर्कः, समांसो मधुपर्क 
“उत्तर ०४, असिस्वदद्यन्मधुपकर्मापतं स तद्‌ व्यधा- 
त्तकंमुदर्कदशिनाम्‌, यदेष पास्यन्मधु भीमजाघर- 
मिषेण पुण्याहविधि तदा कृतम्‌ --नै० १६।१३, मनु० 
३1११९ तथा आगे,-पर्क्य (वि०) मधुपर्क का 
अधिकारी, - पणिका,--पर्णी नील का पौधा,--पाथिन्‌ 
(पुं) भोंरा,- षुरम्‌,-री, मथुरा का विशेषण-- 
सं्रत्यूज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये रहारः सेव्यते--भामि० 
४।४४,--षु्पः 1. अशोक वृक्ष 2. मौलसिरी का वृक्ष 
3. दन्ती वृक्ष 4. सिरस का पेड़, --प्रणयः शंराब की 
लत,--प्रमेहः मधुमेह, शर्करायुक्त मूत्र,-प्राशनम्‌ 
शुद्धीकरण के सोलह संस्कारों में से एक जिसमें तव- 
जात शिशु को मधु चटाया जाता हुँ,-प्रियः बलराम 
का विशेषण,--फलः एक प्रकार का नारियल,-फ़लिका 
एक प्रकार का छुहारा,-बहुला माधवी लता,---बी 
(बी) जःअनार का वृक्ष,--बी (बी) जपुरः एक प्रकार 
की नींबू, चकोतरा, -मक्षः,-क्षा,-मक्षिका मधुमक्खी 
सज्जनः अखरोट का पेड,--मदः शराब का नशा 
--मल्लिः, - ल्ली (स्त्री) मालती लता,--माधवी 
1. एक प्रकार का मादक पेय 2. कोई भी बसंत ऋतु 
का फूल,--माध्वोकम्‌ एक प्रकार की मादक मदिरा, 
-मारकः भौंरा,-मेहः =मधुप्रमेह दे०,-यष्हिः (स्त्री ० ) 
गन्ना, ईख, मुलेठी, - रसः 1. ताड़ का वृक्ष (जिससे 
ताडी बनती है) 2. गन्ना, ईख 3. मिठास, (सा) 
1. अंगूरों का गुच्छा 2. अंगूरों की बेल,--लग्नः एक 
वृक्ष का नाम,--लिह्‌.- लेहून लेहिन्‌ (पुं), 
--लोलूषः भौंरा इसी प्रकार 'मघुनो लेह:',--- बनम्‌ 
बह जंगल जहाँ मधु नामक राक्षस रहा करता था 
जिसको मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई थी 
नः) कोयल, - वाराः (पुं०, ब० व०) बार २ पीने 
वाले, शराब के जाम पर जाम चढ़ाने वाले, डटकर 
शराब पीते वाले जज्ञिरे बहुमता: प्रमदानामोष्ठ- 
यावकनदो मधुवारा:---कि० ९।५९, क्षालितं नु शमितं 
नु वधूनां द्रावितं नु हृदयं मधुवारेः शि० १०।१४ 
(कभी कभी यह शब्द एक वचनांत भी होता है) दे० 


( ७६९ ) 


कि० ८५७, --ब्रतः भौरा--माभिकः को | 
न्तरेण मघुजतम्‌ -भामि० ११११७, तस्मिन्नद्य मधुव्रते 
विषिवशान्माघ्वीकमाकांक्षति ४६,--शकरा शहद से 

तैयार की हुई शक्‍कर,--झाखः एक प्रकार का (महुए 
का) पेड, शिष्टम्‌, र्‌ मोम,---सख:, --सहायः, 
सारथिः, सुहृद्‌ कामदेव,--सिक्‌थकः एक प्रकार 
का विष,--सुदनः भौरा,- स्थानम्‌ मघुमक्खियों का 
छत्ता,--स्वरः कोयल, --हुत्‌ (पुं०) 1. शहद को नष्ट 
करने वाळा या एकत्र करने वाळा 2. एक प्रकार का 
शिकारी पक्षी 3. ज्योतिषी, भविष्यवक्ता 4. विष्णु 
का नामान्तर। 

सधुकः | मधु +-कन्‌, केञ-क वा ] 1. एक वृक्ष (--मघूक, 
महुआ) का नाम 2. अशोक वृक्ष 3. एक प्रकार का 
पक्षी, --कम्‌ 1. जस्ता 2. मुलैठी । 

मधुर (वि०) [ मधु माधुयं राति रा--क मधु अस्त्यर्थेर 
वा ] 1. मीठा 2. गहदयुक्त, मधुमय 3. सुखद, मनो- 
हर, आकर्षक, रुचिकर--अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ 
“श० १, कु० ५१९, उत्तर० १।२० 4. सुरीला 
(स्वर),--रः लाल रंग का गन्ना, ईख 2. चावल 
3. राब, गुड 4. एक प्रकार का आम,--रम्‌ 1. माधुयं 
2. मधुरपेय, शर्बंत 3. विष 4. जस्ता,--रम्‌ (अव्य०) 
मिठास के साथ सुहावने ढंग से, रोचकता के साथ! 
सम०--अक्षर (वि०) मधुर ध्वनि वाला, मिष्टभाषी, 
रसीला,-- आलाप (वि०) मधुर शब्दों का उच्चारण 
करने वाला (षः) मधुर या सुरीले स्वर -मघुरालाप- 
निसर्ग पण्डितानाम्‌ --कु०४।१६, (-षा) मैना, मदनसा- 
रिका,-कण्ठकः एक प्रकार की मछली,-अम्बीरम्‌ नींबू 
की एक जाति, --त्रयम्‌--मधुत्रथम्‌ दे०,--फलः एक 
प्रकार का पेंवदी बेर,--भाषिनु,--वाच (वि०) 
मधुरभाषी,--ल्रवा एक प्रकार का छुहारे का पेड़, 
""स्वर,--स्वत (वि०) मधुर स्वर से अलापने वाला, 
मघुरस्वर वाला । 

मधुरता,-त्वस्‌ [ मघुर--तलू--टाप, त्व वा ] माधुयं, 
सुहावनापन, रोचकता । 

मधुरिमन्‌ (पुं) { मधुर--इमनिच्‌ ] माधुयं, रोचकता 
मघुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ --भामि० १।११३। 

सघुलिका [ मघुल{-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] काली सरसों, 
राई । 

मधूकः [ सह †-ऊक नि० हस्य घ:.] 1. भौंरा 2. एक 
वृक्ष का नाम--महुआ,--कम्‌ मधुक (महुए) बक्ष 
का फूल--दूर्वांवता पाण्डुमघूकदाम्ना--कु० ७1१४, 
स्निग्धो मेधूकच्छविगंण्डः--गीत० १०, रघु० 
६।२५। 

मधूलः [ मधु--लाति ला-क पृषो० ] एक प्रकार का 
वृक्ष,--ली आम का पेड़ । 


९७ 


सघलिका [ मघूल+-कन्‌+-टाप्‌ इत्वम्‌ ] एक प्रकार 
का वक्ष । 
सध्य (वि०) [ मन्‌+-यत्‌, नस्य घः, तारा० ] 1. बीच 
का, केन्द्रीय मध्यवर्ती, केन्द्रवर्ती--मेघ० ४६, मनु० 
२।२१ 2. अन्तवेर्ती, मध्यवर्ती 3. बीच के दर्जे का, मध्यक, 
दमियाने कदका, बीच का---प्रारम्य विघ्नविहता विर- 
यन्ति मध्या:--भतुँ० २।२७ 4. तटस्थ, निष्पक्ष 
5. न्याय्य, यथार्थ 6. (ज्यो में) मध्यभाग,-घ्यः,--घ्यम्‌ 
1. मध्य, केन्द्र, मध्य या केन्द्रीय भाग - अह्नः मध्यम्‌ 
दोपहर, दिन का मध्य-सहस्रदीधितिरलङ्करोति 
मध्यमह्ल:-मा० १, “सूयं शिरोबिन्दु पर हुँ । अर्थात्‌ 
“ठीक सिरःके ऊपर” है, व्योममध्ये - विक्रम० २।१ 
2. शरीर का मध्यभाग, कमर--मध्ये क्षामा-- मेघ० 
८२, वेदिविलग्नमध्या--कु० १।३९ बिशालवक्षास्त- 
नुवृत्तमध्य:--रघु० ६1३२ 3. पेट, उदर--मध्यन-** 
बलित्रयं चारु बभार बाला--कु० १॥३९ 4. किसी 
वस्तु का भीतरी भाग 5. बीच की स्थितिया दशा 
6. घोड़े की कोख 7. संगीत में मध्यवर्ती सप्तक 
8. किसी श्रेणी की मध्यवर्ती राशि,--ध्या बीच की 
अंगुली,--ध्यम्‌ दस अरब की संख्या ('मध्य' के कर्म०, 
करण० अपा० और अधि० के रूप क्रिश वि० की 
भांति प्रयुक्त होते हे) (क) मध्यम्‌ में, के बीच में 
(ख) मध्यन में से, बीच से (ग) मध्यात्‌.में से, के 
बीच (संब० के साथ) से-तेषां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच 
“पंच० १ (घ) मध्ये 1. बीच में, में, मध्य में 
रघु० १२1२९ 2. में, के अन्दर, के भीतर, बहुधा 
(जब कि अव्ययीभाव समास के आदि पद के रूप में 
प्रयोग हो) उदा० - मध्येगङ्गम्‌ 'गंगा में, 'मध्येजठरम्‌ 
“पेट में--भामि० ११६१, मध्येनगरम्‌ 'नगर के 
भीत्र” मध्येनदि “नदी के बीच में” मध्येपृष्ठम्‌ 'पीठ पर” 
मध्येभक्तम्‌, भोजन करने के पश्चात्‌ फिर दोबारा 
भोजन करने से पूर्व बीच में ली जाने वाली औषधि, 
मध्येरणम्‌ “युद्ध में --भामि० १।१२८, मध्येसभ 'सभा 
में या सभा के सामने'--नै० ६।७६, मध्येसमुद्रम्‌ 
समुद्र के बीच में' शि० ३।३३) । सम०--अझ्गुलि;, 
नाली (स्त्रीश) बीच की अंगुली, अह्‌ नः ('अहन्‌' 
के स्थान में) मध्याह्न, दोपहर, 'कृत्यम्‌, "क्रिया दोप- 
हर के समय की जाने वाली क्रिया, “काल: “बेला: 
“समयः दोपहर का समय, “स्नानम्‌ दोपहर का नहाना, 
कर्णः अर्घव्यास, -ग (वि०) बीच में जाने वाला 
~~गत (वि०) केन्द्रीय, मध्यवर्ती, बीच में होने वाला, 
गन्धः आम का वृक्ष, -ग्रहणम्‌ ग्रहण का मध्य, 
- दिनम्‌ ('मध्यंदिनम्‌’ भी) 1. मध्य दिन, दोपहर 
2. दोपहर का उपहार,--दीपकम्‌ दीपक अळंकार का 
एक भेद, इसमें सामान्य विशेषण जो समस्त चित्रण 


(७७० 


पर प्रकाश डालता हँ बीच में स्थापित किया जाता हँ, 
उदा०--भट्टि० १०२४,-देशः 1. मध्यवर्ती स्थान या 
प्रदेश, किसी चीज का मध्यवर्ती भाग 2. कमर 
3. पेट 4. याम्योत्तर रेखा 5. केन्द्रीय प्रदेश, हिमालय 
तथा विध्य पर्वत के बीच का भाग - हिमवद्बिन्घ्य- 
योमेघ्यं यत्प्रास्विनशनादपि, प्रत्यगेव प्रयागाच्च 
मध्यदेशः स कीतितः--मनु० २।२१,--देहः शरीर 
का प्रमुख भाग, पेट,--पदम्‌ मध्यवर्ती पद, “लोपिन 
दे० मध्यमपदलोपिन्‌,--पातः सहधर्मं चारिता, समागम, 
भागः 1. मध्य भाग 2. कमर,-भावः बीच की 
स्थिति, सामान्य स्थिति,--यवः पीली सरसों 
के छः दावों के बराबर का एक तोल,--रात्रः, 
रात्रिः (स्त्री) आधी रात, रात का बीच,-रेखा 
केन्द्रीय या प्रथमयाम्योत्तर रेखा,-लोकः तीनों लोक के 
बीच का लोक अर्थात्‌ मर्त्यलोक या संसार, 
हह: , ईश्वरः राजा,--वयस्‌ अघेड उम्र- 
वाला, --वतिन्‌ (वि०) बीच में स्थित, केन्द्रवर्ती 
(पुर) विवाचक, मध्यस्थ, - वृत्ताम्‌ नाभि,-सुत्रभ्‌ == 
मध्यरेखा दे०,-स्थ (वि०).1. बीच में स्थित या विद्य- 
मान, केन्द्रीय 2. मध्यवर्ती, अन्तर्वर्ती 3. बीच का 
4. बीच-बचाव करने वाला, दो दलों के बीच मध्यस्थता 
करने वाला 5. निष्पक्ष, तटस्थ 6. उदासीन, लगाव- 
रहित--श० ५, (स्थः) निर्णायक, विवाचक, मध्यस्थ 
2. शिव का विशेषण, - स्थलम्‌ 1. मध्य या केन्द्र 
2.मघ्य स्थान या प्रदेश 3. कमर,-स्थानम्‌ 1. बीच का 
पड़ाव 2. बीच का स्थान अर्थात्‌ वाय 3. तटस्थ प्रदेश, 
--स्थित (वि०) केन्द्रीय, अन्तवंर्ती । 


मध्यतः (अव्य०) [ मध्य --तसिल्‌ ] 1. बीच से, मध्य से, 


में से 2. में । 

(वि०) [ मध्ये भव:--मध्य--म ] बीच में स्थित 
या वर्तमान, बीच का, केन्द्रीय पितुः पदं मध्य- 
ममुत्पतन्ती-विक्रम°० १1१९, इसी प्रकार 'मध्यमलोक- 
पालः' मध्यमपदम्‌ मध्यमरेखा 2. मध्यवर्ती, अन्तवर्ती 
3. बीच का, बीच की स्थिति या विशेषता का, बीच 
के दर्जे का यशा 'उत्तमाधममध्यम' में 4. बीच का, 
औसत दर्जे का --तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापि- 
तान्यतः --रघु० १७५८ 5. बीच के कद का 6.न 
सबसे छोटा न सबसे बड़ा, (भाई) बीच में उत्पन्न 
~ प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ -वेणी ० 
५।२६ 7. निष्पक्ष, तटस्थ,--मः 1. संगीत में पंचम 
स्वर 2. विशेष संगीत पद्धति 3. मध्यवर्ती देश, दे० 
मध्यदेश 4. (व्या० में) मध्यम पुरुष 5. तटस्थ प्रभु-- 
धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते रघु० १३।७ 6. प्रान्त का 
राज्यपाल, मा 1. बीच की अंगुली 2. विवाह योग्य 
कन्या, वयस्क कन्या 3. कमल का बीजकोष 4. काव्य- 


) 


शास्त्रों में वणित एक नायिका, अपनी जवानी की 
उम्र के बीच पहुँची हुई स्त्री, तु. सा० द० १००, 
- सम्‌ कमर । संम०--अडगुलिः बीच की अंगुली 
~-आहरणम्‌ (बीज० में) समीकरण म बीच की 
राशि का निरसन,--कक्षा बीच का आंगन, -जात 
(वि०) दो के बीच में उत्पन्न, मझला,--पदम्‌ 
(समास के) बीच का पद, “लोपिन (पुं०) तत्पुरुष 
समास का एक अवांतर भेद जिसमें कि रचना के बीच 
का शब्द लुप्त कर दिया जाता है, इसका सामान्य 
उदाहरण 'शाकपाथिवः' है, इसका विग्रह हे --शाक- 
प्रियः पाथिवः, यहाँ बीच के शब्द 'प्रियः का लोप कर 
दिया गया, इसी प्रकार छायातरु: व गुडघाना: आदि 
शब्द हू, -- पाण्डवः अर्जुन का विशेषण,--पुरुषः (व्या ० 
में) मध्यमपुरुष--वह पुरुष जिसको सम्बोधित किया 
जाय,---भूतकः किसान, खेतिहर (जो अपने लिए और 
अपने स्वामी के लिए खेती का काम'करता हैं) 
““रात्र: आधी रात,-लोकः बीच का संसार, भूलोक, 
पालः राजा--रघु० २।१६,--वयस्‌ (नपुं०) प्रौढ़ा 
वस्था, बीच कीं उम्र,--वयस्क (वि०) प्रौढ़, बीच की 
उम्र का,--संग्रहः बीच के दर्जे का गृप्तप्रेम, जैसे कि 
गहने कपड़े, पुष्प आदि उपहार भेज कर परस्त्री को 
फुसलाना, व्यास ने इसकी निम्नांकित परिभाषा की 
हे-प्रेषणं गन्धमाल्यानां घूपभूषणवाससाम्‌, प्रलोभनं 
चान्नपानेमंध्यमः संग्रहः स्मृतः,--साहसः तीन प्रकार 
के दण्डभेदों में द्वितीय प्रकार --मनु० ८।१३८, (सः 
-सम्‌) मध्यवग के प्रति अपराध या अत्याचार,---स्थ 
(वि०) बीच में होने वाला । 


मध्यमक (वि०) (स्त्री ०-मिका) [मध्यम --कन्‌] बीच का, 


बिलकुल बीचोंबीच का । 


मध्यमिका |मघ्ममक--टाप्‌, इत्वम्‌] वयस्क कन्या, जो 


विवाह योग्य उम्र की हो गई हो । 


मध्ये दे० 'मध्य' के अन्तर्गत । 
मध्वः एक प्रसिद्ध आचार्य तथा शास्त्रप्रणेता, वैष्णव 


संप्रदाय के प्रवर्तक तथा वेदान्तसूत्रों के भाष्यकर्ता । 


मध्वकः [मधु ‡-अक्‌+-अच्‌] भौंरा । 
मध्विजा [मधु ईजते प्राप्नोति--मघ्‌+-ईज्‌ +-क--टाप्‌, 


सन्‌ 


पुषो० हृस्वः] कोई भी मादक पेय, खींची हुई शराब । 
1 (भ्वा० पर० मनति) 1. घमण्ड करना 2. पूजा 
करना 1 (चुरा० आ० मानयते) घमण्डी होना, 
गो (दिवा० तना० आ० मन्यते, मनुते, मत) 
1. सोचना, विश्वास करना, कल्पना करना, चिन्तन 
करना, उत्प्रेक्षा करना, विचारना-अ छू केऽपि शर्शाङ्करे 
जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे-सुभा०, वत्स मन्ये कुमारे- 
णान्येन जुम्भकास्त्रमामन्त्रितम्‌ -- उत्तर० ५, कथं 
भवान्मन्यते “आपकी क्या सम्मति है' 2. खयाल करना, 


( ७७१ ) 


आदर करना, मानना, देखना, समझना, मान लेना 
~-समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनृते-भर्तुँ० 
३।८४, अमंस्तचानेन परार्ध्यजन्मना स्थितेरभेत्ता 
स्थितिमन्तमन्वयम्‌-रघु० ३1२७, १।३२, ६।८४, भग० 
२।२६, ३५, भट्टि ९।११७, स्तनविनिहितमपि 
हारमुदारं सा मनृते कृशतनुरिव भारम्‌-गीत० ४ 
3. सम्मान करना, आदर करना, मान करना, मूल्यवान्‌ 
समझना, बड़ा मानना, वरेण्य समझना - यस्यानुषङ्गिण 
इमे भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति 


भ० ३।७६ 4. जानना, समझना, प्रत्यक्ष करना, 
पर्यवेक्षण करना, लिहाज करना--मत्वा देवं धनपति- 
सखं यत्र साक्षाद्वसन्तम्‌ -मेघ० ७३ 5. स्वीकृति 
देना, हामी भरना, अमल करना--तन्मन्यस्व 
मम वचनम्‌--मृच्छ० ८ 6. सोचना, .विचार विमर्श 
करना 7. इरादा करना, कामना करना, आज्ञा करना 
8. मन लगाना, “मन्‌” घातु के अर्थ उस शब्द के 
अनुसार जिसके साथ इसका प्रयोग होता हे, विविध 
प्रकार से बदलते रहते हँ--उदा० बहु मन्‌ बहुत 
मानना, बड़ा समझना, बहुत मूल्य आंकना, वरेण्य 
समझना, पुज्य मानना --बहु मनुते ननु ते तनुसंगत- 
पबनचलितमपि रेणुम्‌-गीत० ५, 'बहु’ के अन्तर्गत 
भी दे०; लघु मन्‌ तुच्छ समझना, घृणा करना, अपमान 
करना--श० ७1१; अन्यथा मन्‌ और तरह सोचना, 
संदेह करना, साधु मन्‌ भला सोचना, अनुमोदन 
करना, संतोषजनक समझना, श० १।२, असाधु मन्‌ 
नापसंद करना, तृणाय मन्‌ या तृणवत्‌ मन्‌ तिनके 
जसा समझना, हलका मूल्य लगाना, तुच्छ समझना 
~-हरिमप्यमंसत तृणाय--शि० १५६१, न मन्‌ 
अवज्ञा करना, अवहेलना करना, प्रेर० (मानयति-ते) 
सम्मान करना, श्रद्धा दिखाना, आदर करना, अभि- 
वादन करना, मूल्यवान्‌ समझना --मान्यान्मानय 
-भर्तृ० २1७७, इच्छा० (मीमांसते) 1. विचार विमर्श 
करना, परीक्षण करना, अन्वेषण करना, पूछताछ 
करना 2. संदेह करना, पूछताछ के लिए बुलाना, 
(अधि० के साथ), अनु--स्वीकृति देना, हामी 
भरना, अनुमोदन करना, स्वीकार करना, अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना, मंजूरी देना---राजन्यान्स्वपुरनि- 
वृततयेऽनुमेने --रघु० ४।८७, १४।२०, तत्र नाहमनु- 
मन्तुमुत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌-रघु० ११।३९, 
कु० १।५९, ३।६०, ५।६८, भतू" Sk ० 
१६।८५, प्रेर०-छुट्ठी मांगना, अनुमति मांगना, 

मांगना-अनुमान्यतां महाराजः विक्रम» २, अभि-, 
1. कामना करना, इच्छा करना, लालायित होना 
मनु ० ९०।९५ 2. अनुमोदन करना, हामी भरना 
3. सोचना, उत्प्रेक्षा करना, कल्पना करना, मानना, 


अव--, घृणा करना, हेय समझना, अवज्ञा करना, 
नीच समझना, तुच्छ समझना---चतुदिगीशानवमत्य 
मानिनी--कु० ५।५३, मनु० ४।१३५, विक्रम० २।११ 
प्रति-, सोचना, विचारना--प्रेर० 1. सम्मान करना, 
सम्मानित समझना, आदर करना 2. अनुमोदन करना, 
प्रशंसा करना 3. अनुज्ञा देना, अनुमति देना, वि --, 
(्रेर०) अनादर करना, तुच्छ समझना, अवज्ञा करना, 
नीच समझना-स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विव- 
घेते मदन:--मुच्छ ८।९, सभ्‌-, 1. सहमत होना, 
एकमत होना, एक मन का होना 2. हामी भरना, 
स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, पसंद करना 3. सोचना, 
खयाल करना, मानना 4. स्वीकृति देना, अधिकार देना 
5. मान करना, सम्मान करना, महत्त्वपुर्ण समझना, 
~ कच्चिदग्निमिवानाय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्‌ 
भट्टिः ६६५, सममंस्त बन्धून्‌ ११२ 6. अनुज्ञा 
देना, अनुमति देना (प्रेर०) सम्मान करना, आदर 
करना, प्रतिष्ठा करना । 


मननम्‌ [मम्‌ {-त्युट्‌] 1. सोचना, विचार विमर्श करना, 


गहनचिन्तन करना, अवधारणा करना--मननान्मुनि- 
रेवासि--हरि० 2. परज्ञा, समझ 3. तर्कसंगत अनुमान 
4. अटकळ, अंदाजा । 


मनस्‌ (नपुं) [मन्यतेऽनेन मन्‌ करणे असुन्‌] 1. मन, 


हृदय, समझ, प्रत्यक्षज्ञान, प्रज्ञा, जैसा कि सुमनस्‌, 
दुर्मनस्‌ आदि में 2. (दर्शन० में) संज्ञान और प्रत्यक्ष- 
ज्ञान का आन्तरिक अंग या मन, वह उपकरण जिसके 
द्वारा ज्ञेय पदार्थ आत्मा को प्रभावित करते हैं, (न्या० 
द० में मन एक द्रव्य या पदार्थे माना गया है जो आत्मा 
से सवथा भिन्न है) --तदेव सुखदुःखाचुपलब्धिसाघन- 
मिन्द्रियं प्रतिजीवं भिन्नमणु नित्यं च--त० कौ० 
3. चेतना, निर्णय या विवेचन की शक्ति 4. सोच, 
विचार, उत्रेक्षा, कल्पना, प्रत्यय, पश्यन्नदूरान्मनसाप्य- 
वृष्यम्‌--कु० ३।५१, रघु० २।२७, कायेन वाचा 
मनसाऽपि शश्वत्‌ -५।५ 5. योजना, प्रयोजन, अभि- 
प्राय 6. संकल्प, कामना, इच्छा, रुचि; इस अर्थ में 
'मनस्‌' शब्द का प्रयोग बहुधा धातु के तुमुन्नंत रूप के 
साथ (तुम्‌ के अन्तिम 'म्‌' का लोप करके) होता है, 
और विशेषण झब्द बनते है--अयं जनः प्रष्टमना- 
स्तपोनिषे--कु० ५।४०, तु० काम 7. विचारविमर्शं 
8. स्वभाव,प्रकृति,मिजाज 9. तेज,ओज,सत्व 10. मानस 
नामक सरोवर (घनसा गम्‌ सोचना, चिन्तन करना, 
याद करना-कु०: २६३, मनःक्क मन को स्थिर 
करना, विच।रों को निर्दिष्ट करना, (संप्र० या अधि० 
के साथ), मनः बन्धु मन लगाना, स्नेह हो जाना 
~ अभिलाषे मनो बबन्धान्यरसान्‌ विलंघ्य सा--रघु ० 
२१४, मनः समाधा अपने आपको स्वस्थ करना, भनसि- 


( ७७२ ) 


उद्मू मन को पार करना, मनसि कृ सोचना, ध्यान 
रखना, दृढ़ संकल्प करना, निर्धारण करना, 
मन में रखना) । सम०--अघिनाथः प्रेमी, पति, 
~अनवस्थानम्‌ अनवधानता, अनुग (वि०) मनो 
नुकूल, शुचिकर,--उपहारिन्‌ (वि०) हृदयहारी, 
--अभिनिरवेक्षः खूब मन लगाना, प्रयोजन की दृढता, 
अभिराम (वि०) मन के लिए सुखद, हृदय को 
तृष्त करने वाला--रघु० १1३९,--अभिलाषः मन की 
लालसा या इच्छा,--आप (वि०) हुदयहारी, आक- 
षक, सुहावना,--कान्त (वि०) (मनस्कान्त या मनः, 
कान्त) मन का प्रिय, सुहावना. रुचिकर,--कारः पूर्ण 
प्रत्यक्ष ज्ञान (सुख या दुःख का) पूरी चेतना, --क्षपः 
मन की उचाट, मानसिक अव्यवस्था,---गत (वि०) 


मन में विद्यमान, हृदय में छिपा हुआ, आन्तरिक, 
अन्दरूनी, गुष्त,--नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ 
-7०३।१२ 2. मन पर प्रभाव डालने वाला, वांछित 
(शम्‌) 1. कामना, चाह--मनोगतं सा न शशाक 
शंसितुम्‌ --कु० ५५१ 2. विचार, चिन्तन, भाव, 
सस्मति,--गतिः (स्त्री०) हृदय की इच्छा,--गवी 
कामना, चाह, --गुप्ता मेनसिल,--भ्रहणम्‌ मन को 
हराना,--ग्राहिन्‌ (वि०) मन को हराने वाला या 
आकृष्ट करने वाला,-ज,--जन्मन (वि०) मनोजात, 
(पु) कामदेव,--जव (वि०) विचार की भांति, 
फुर्तीला, आशुगामी 2. चिन्तन और विचारण में तेज, 
3. पैतृक, पितृ तुल्य संबन्ध रखने वाला--अवस्‌ 
(वि०) पिता के समान, पितृतुल्य, -जात (वि०) मन 
में उत्पन्न, मन में उदित या पैदा हुआ,-जिघ्ल (वि०) 
मन से सूंघने वाला अर्थात्‌ दूसरों के मन के विचार 
भांपने वाला,--ज्ञ (वि०) सुहावना प्रिय. रुचिकर, 
सुन्दर, लावण्यमय~-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि 
तन्वी -श० १।२०, रघु० ३।७, ६।७ (ज्ञ:) एक 
गन्धर्व का नाम, (-ज्ञा) 1. मैनशिल 2. मादक पेय 
3. राजकुमारी,--ताप:,---पीडा 1. मानसिक पीडा 
या वेदना व्यथा 2. पश्चात्ताप, पछतावा, ८ 
(स्त्रीश) मन का संतोष,--तोका दुर्गा का विशेषण, 
““दष््डः मन या विचारों पर पूर्ण नियन्त्रण --मनु० 
१०।१० तु० त्रिदण्डिन्‌,--दत्त (वि०) दत्तचित्त, 
जिसका मन किसी वस्तु में पुरी तरह लग रहा हो, 
मन से दिया हुआ, - वाहः,--बुखःभ्‌ मन का क्लेश, 
पीडा, मनस्ताप --नाझः बृद्धि का नाश, विक्षिप्तता, 
पागलपन,--नीत (वि०) पसंद किया हुआ, चुना हुआ, 
जापषतिः विष्णू का विशेषण,--यूत (वि०) 1. मन 
जिसे पवित्र मानता हो, अन्तरात्मा द्वारा अनुमोदित, 
मनःपूतं समाचरेत्‌ -मनु० ६1४६ 2. शुद्धात्मा, 
सचेत, प्रणीत (वि०) मन को रुचिकर या सुखद, 


~ असाकः चित्त की स्वस्थता, मानसिक शान्ति, 
-औतिः (स्त्री) मानसिक सन्तोष, हषं, सुशी, 
--भकः,--म्‌ः 1. कामदेव मनोज-रे रे मनो 
मम मनोमवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतभानमन्तम्‌ 
—-भामि० ४३३, कु० ३।२७, रघु० ७२२ 2. प्रेम, 
प्रणयोन्माद, कामुकता-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो 
मनोभवः --रघु० १२।३३,--मथनः कामदेव,-- मय 
(वि) पृथक्‌ देखिये,-यायिन्‌ (वि०) 1 इच्छानुसार 
अमन करने वाला 2. तेज, फुर्तीला,-योगः दत्त 
चित्तता, खूब घ्यान देना,--योनिः कामदेव,--रंजनम्‌ 
1. मन को प्रसन्न करना 2. सुहावनापन,--रथः 1. मन 
की गाड़ी, कामना, चाह--अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः 
स्वमनोरथस्येव-मालवि० १1२२, मनोरथानामग- 


तिने विद्यते--कु० ५।६४, रघु० ३।७२, १२।५९ 
2. अभीष्ट पदार्थ--मनोरथाय नाशंसे--श० ७।१३ 
3. (नाटक में) संकेत, परोक्ष रूप से या गुप्त से प्रकट 
की गई कामना, "दायक (वि०) किसी एक व्यक्ति 
की आशाओ को पूरा करने वाला, (-कः) कल्प तर 
का नाम, "सिद्धिः (स्त्री०) कल्पना की सृष्टि, हवाई 
किले बनाना, --रम (वि०) आकर्षक, सुखद, रुचिकर, 
प्रिय सुन्दर-अरुभनख मनोरमासु तस्याः (अङ्गुलीष्‌)--श० 
६।१०,(-मा) 1. कमनीय स्त्री 2. एक प्रकार का रंग, 
--राज्यम्‌ “कल्पना का राज्य' हवाई किला--मनोरा- 
ज्य विजुम्मणमेतत्‌ 'यह्‌ हवाई किले बनाना हे',--लयः 
चेतना का नाश,--लौल्यम्‌ मन की चंचलता, मन की 
लहर या मौज, ---वाऊ्छा,-वाडिछतम्‌ [ह की अभि- 
लाष, इच्छा, विकारः, विकृति (स्त्री) मन का 
संवेग,--वृक्तिः (स्त्री) 1. मन की क्रियाशीलता, 
इच्छाशक्ति 2. स्वभाव, चित्तवृत्ति, - बेगः विचारों 
की तेजी,--व्यथा मानसिक पीडा या वेदना,-- शीलः, 
छा मैनसिल - मनः झिळाविच्छुरिता निषेदुः -- कु० 
११५५, रघु० १२।८०,- शीघ्र (वि०) मन की भांति 
तेज,--संगः मन की (किसी वस्तु में) आसक्ति, 
--सन्तापः मन की व्यथा, - स्थ (वि०) हृदय में 
स्थित, मानसिक,--स्थेर्यम मन की दृढ़ता,-हत (वि०) 
निराश,--हर (वि०) सुखद, लावण्यमय, आकर्षक, 
कमनीय, प्रिय-अव्याजमनोहरं वपुः--श० १1१७, कु० 
३।३९, 0०७७ ३१३२ (-रः) एक प्रकार की चमेली, 
(-रम्‌) सोना,--हतूँ--हारिन्‌ (वि०) ह को हरण 
करने वाला, मनोहर, रुचिकर, सुखद-- हितं मनोहारि 
कळी डय मं वच:--कि० १।४,--हारी असती या व्यभि- 
स्त्रो-ह्लाबः हृदय का उल्लास,-ह्हा मेनसिल। 


मनसा [ सनस--जच्‌--ट्यर | कश्यप की एक पुत्री का 


नाम, नागराज अनन्त को बहन तथा जरत्कारु मुनि 
की पत्नी, इसी प्रकार “मनसादेवी' । 


( ७७३ ) 


सनसिजः [मनसि जायते-जनू--ड, अनुक्‌ स०] 1. | 
देव --रघु० १८।५२ 2. प्रेम, प्रणयोन्माद ---मनसिज- 
रुजं सा वा दिव्या ममालमपोहितुम्‌ --- विक्रम ० 
३११०, श० ३।९। 
मनसिञ्चयः | मनसि शेते-शी+-अच्‌ सप्तम्या अलुक्‌ ] 
कामदेव--शि० ७।२। 
मनस्तः (अब्य०) [ मनस्‌+-तस्‌ ] सन से, हृदय से 
आरघु० १४८१ । 
मनस्विन्‌ (वि) | मनस-|-विनि 11. बुद्धिमन्‌, प्रज्ञा- 
वान्‌, चतुर, ऊंचे मन वाला, उच्चात्मा--रघु० १। 
३२ पंच० २।१२० 2. स्थिरमना, दृढ्निश्चय, दृढ़ 
संकल्प वाला-- कु० ५६,---ती 1. उदार मन की या 
अभिमानिनी स्त्री-- मनस्विनीमानविधातदक्षम्‌--कु० 
३।३२, मालवि० १1१९ 2. बुद्धिमती या सती स्त्री 


3. दुर्गा का नाम । 

सनाक्‌ (अव्य०) [ मन्‌+-आक्‌ ] 1. जरा, थोड़ा सा, 
अल्पमात्रा में, न मनाक्‌ “बिल्कुल नहीं--'रे पान्थ 
विह्वलमना न मनागपि स्या:---भामि० ११२७, १११ 
2. शर्तें: शनेः, विलंब से। सम०--कर (वि०) 
थोडा करने वाला, (रम्‌) एक प्रकार की गंघयुक्त 
अगर की लकड़ी । 


सनाका [ मन्‌+-आक--टाप्‌ ] हथिनी । 

मनित (वि०) [ मन्‌-क्त ] ज्ञात, प्रत्यक्षज्ञान, समझा 
हुआ । 

मनीकम्‌ [ मन्‌ --कीकन्‌ ] सुर्मा, अंजन । 

मनीषा [ मनसः ईषा ष० त०, शक० ] 1. चाइ, कामना, 
“-यो दुर्जनं वशयितुं तनुते मनीषां--मामि० १।९५ 
2. प्रज्ञा, समझ 3. सोच, विचार । 

[ मनीषा --कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌ ] समझ, परज्ञा । 

मनीषित (वि०) [ मनीषा--इतच्‌ ] 1. अभिलषित, 
वांछित, पसंद किया गया, प्यारा, प्रिय--अनीषिता: 
सन्ति गृहेषु देवता:--कु० ५।४ 2. रुचिक,र,- तम्‌ 
कामना, इच्छा, अभीष्ट पदार्थ मनीषितं चौरपि 
येन दुश्घा--रघु० ५1३३ । 

मनीषिन्‌ (वि०) [ मनीषा --इनि' ] बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, 
प्रज्ञावान, चतुर, विचारशील, समझदार--रघु० १। 
१५, (पु०) बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, मुनि, पंडित 
~माननीयो मनीषिणाम्‌ --रघु०१।११, संस्कारवत्येव 
गिरा भनीषी--कु० १।२८, ५] ३९, रघु० ३४४ । 

मनुः [सन्‌ +-उ] 1. एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो मानव का प्रति- 
निधि और मानवजाति का हित माना जाता है (कभी 
कभी यह दिव्य व्यक्ति समझे जाते है) 2. विशे- 
षत: चौदह क्रमागत प्रजापति या भूलोक अ्रभु--मनु० 
१।६३ (सबसे पहले मनु का नाम स्वायंभुव मनु हे, 
जो एक प्रकार से गोण ख़च्टा समझा जाता है, इससे 


दस प्रजापति या महृष्षियों का जन्म हुआ । इसी को 
मनुस्मृति नामक घर्मसंहिता का प्रणेता माना जाता है 
सातवां मनु वेवस्वत मनु कहलाता है क्योंकि उसका 
जन्म विवस्वान्‌ (सूर्य) से हुआ। यही जीवधारी 
प्राणियों की वर्तमान जाति का प्रजापति समझा जाता 
हे। जल प्रलय के समय मत्स्यावतार के रूप 
में विष्णु ने इसी मनु की रक्षा की थी। अयोध्या पर 
शासन करने वाले सूर्यवंशी राजा के सूर्यवंश का प्रव- 
तेक भी यही मनु समझा जाता है--दे० उत्तर० ६।१८ 
रघु० १।११, चोदह मनुओं के क्रमश, निम्नलिखित 
नाम हैं--1. स्वायंभुव 2. स्वारोचिष 3. औत्तमि 
4. तामस 5. रेवत 6. चाक्षुष 7. वेवस्वत 8. सावर्णि 
9. दक्षसावणि10.ब्रह्मसार्वाण 11. घर्मसावणि 12. रुद्र- 
सावणि 13. रौच्यदवसावणि 14. इन्द्र सावणि । 
3. चौदह की संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, 
नुः (स्त्रीश) मनु की पत्नी । सम०- अन्तरम्‌ 
एक मनु का काल (मनु० १।७९ के अनुसार यह 
काल मनुष्यों के ४३२०००० वर्षों का होता है, इसी 
को ब्रह्मा का १।१४ दिन मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार 
के १४ कालों का योम ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता 
हें । इन चोदह कालों में से प्रत्येक का अधिष्ठातृ 
मनु पृथक्‌ २ हे, इस प्रकार के छ: काल बीत चुके हुँ, 
इस समय हम सातवें मन्वन्तर में रह रहे हैं, और 
सात और मन्वंतर अभी आने हैं),--जः मानवजाति 
"अधिपः, अधिपतिः, “ईइबरः, “पतिः, "राज: राजा, 
प्रभु, “लोकः मानवों की सृष्टि भूलोक, 
“जात: मनुष्य,--ज्येष्ठः तलवार,--प्रणीत (वि० ) 
i शिक्षित या व्याख्यात,--भूः मनुष्य, मानव, 

“राज (पुं०) कुबेर का विशेषण,-- श्रेष्ठः 
विष्णू का विशेषण, सहिता घमंसंहिता जो प्रथम 
मनु द्वारा रचित मानी जाती है, मनु द्वारा प्रणीत 

विधिविधान । 


मनुष्यः [मनोरपत्यं यक्‌ सुक्‌ च] 1. आदमी, मानव, मत्यं 
2. नर । सम०--इन््रः,-ईइवरः राजा, प्रभु-रघु ० 
२।२,--जातिः मानव जाति, इंसान,- देवः 1. राजा 
रघु० २५२ 2. मनुष्यों में देव, ब्राह्मण,--धर्मः 
1. मनुष्य का कर्तव्य 2. मानव चरित्र, इंसान की 
विशेषता,- शर्मेन्‌ (पुं ) कुबेर का विशेषण, --मार- 
भस्‌ मानवहत्या,--यज्ञः आतिथ्य, अतिथियों का 
सत्कार, गृहस्थ के पाँच दैनिक कृत्यो में एक, 
दे० नृयज्ञ,--लोकः मरणशील (मर्त्यो) मनुष्यों का 
संसार, भूलोक, -- विज्ष,--विज्ञा (स्त्री० ),--विशम्‌ 
इशान, मानवजाति,-श्ोणितम्‌ मानवरक्त--(पपौ) 
` कुतूहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌--रघु० ३१५४,--सभा 
1. मनुष्यों की सभा 2. भीड़, जमाव । 


( ००४ ) 


सनोसय (वि०) [मनस्‌-{- मयद्‌] मानसिक, आत्मिक । 
सम० - कोशः,--थः आत्मा को आवृत करने वाले 
पाँच कोषों में से दूसरा कोष । 

मन्तुः [मन्‌+-तुन्‌] 1. दोष, अपराघ--मुर्घव मन्तुं परि- 
कल्प्य --भामि० २।१३ 2. मनुष्य, मानवजाति, - तुः 
(स्त्री) समझ । 

मन्तृ (पृं) [मत्‌ञ-तृच्‌] ऋषि, मुनि, बुद्धिमान्‌, 
मनुष्य, परामशंदाता, सलाहकार । 

मन्त्(चुरा ०आ०मंत्रयते, कमी कभी 'मन्त्रयति' मी, मन्त्रित) 
1. सलाह लेना, विचार करना, सोच विचार करना, 
मन्त्रणा करना, परामर्श लेना--न हि स्त्रीभिः सह 
मन्त्रयितुं य्‌ ज्यते- पंच० ५, मनु० ७1१४६ 2. उपदेश 
देना, सलाह देना, परामर्श देना- अतीतलाभस्य च 
रक्षणार्थं ' ` -यन्मन्तर्यते ऽसौ परमो हि मत्त्रः:--पंच० 
२।१८२ 3. वेदपाठ को अभिमंत्रित करना, जादू से 
मुग्ध करना 4. कहना, बोलना, बातें करना, गुन- 
गुनाना--किमपि हृदये कृत्वा मत्रन्येथे_-श०१, किमे- 

काकिनी मन्त्रयसि-श० ६, हला संगीतशालापरिस- 
रेऽवलोकिता द्वितीया त्वं कि मन्त्रयन्त्यासीः - मा० २, 
अनु --,1. अभिमंत्रित करना, जादू करना -विसृष्टइच 
वामदेवानुभगित्रतोऽइवः--उत्तर° २ 2. आशीर्वाद 
देकर बिदा करना -रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनु- 
मन्त्रितः-महा ०, अभि --,1. वेदमंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 
करना,--पशुरसौ योऽभिमन्त्र्य क्रो हत:--अमर०, 
याज्ञ० २।१०२, ३।३२६ 2. मुग्ध करना, मोहना, 
आ---.1, बिदा करना, विसर्जन करना, -आमन्त्रयस्व 
सहचरम्‌ - श० ३, कु० ६९४ 2. बोलना, बुलाना, 
कहना, संबोधित करना, वार्तालाप करना तमामन्तर- 
यांबभव--का० ८१, वेणी० १ 3. कहना, बोलना 
_ परिजनोऽप्येवमामन्त्रयते - का० १९५, भट्टि 
९।९८ 4. बुलाना, निमंत्रित करना, उप -,उपदेश 
देना, उकसाना, फुसलाना, नि न्योता देना, बुलाना, 
बुला भेजना - दिग्म्योनिमन्त्रिताइचेनमभिजग्मु्मंहषंयः 
-ारघु०_ १५५९, ११३२, याज्ञ० १।२२५, 
“जादू से अभिमंत्रित करना सम्‌ -, सलाह करना, 
परामर्श या सलाह लेना,--मम हूदयेन सह संमन्त्रोक्त- 
वानसि--मुद्रा० १ । 

मन्त्रः [ मन्त्र्‌ +-अच्‌ ] 1. (किसी भी देवता को संबोधित) 
वैदिक सूक्त या प्रार्थनापरक वेद मंव, (वेद का पाठ 
तीन प्रकार का है--मदि छन्दोबद्ध और उच्चस्वर से 
बोला जाने वाला है तो ऋक है, यदि गद्यमय और 
मन्दस्वर से बोळा जाने वाला है तो यजुस्‌ हैं, और 
यदि छन्दोवद्धता के साथ गेयता हे तो सामन्‌ हे) 
2. वेद का संहिता पाठ (ब्राह्मण भाग को छोड़कर) 
3.मोहन, वशीकरण तथा आवाहन के मंत्र,--न हि 


जीवन्ति जना मनागमन्क्वाः-भामि०१।१११, चिन्त्यो 
हि मणिमंत्रौषघीनां प्रभावः--रत्म० २, रघु० २। 
३२, ५५७ 4. {प्रार्थना परक) यजुस्‌ जो किसी 
देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो --'ओं नमः 
शिवाय" आदि 5. गुप्तवार्ता, मंत्रणा, परामर्श, उप- 
देश; संकल्प, योजना --तस्य संवृतमन्त्रस्य --रघु० 
११२०, १७२०, पंच० २1१८२, मनु० ७।१८ 
6. गुप्त योजना या मंत्रणा, रहस्य । सम०-आराघनम्‌ 
मोहन परक या आवाहन के मंत्रों से सिद्धि की चेष्टा 
--मन्त्राराघनतत्परेण मनसा नीताः शमशाने निशाः 
--भतूं० ३।४, -उदकम्‌, जलम्‌, ---तोयम्‌ वारि 
(नपुं०) मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल, मंत्र पढ़कर 
पवित्र किया हुआ पानी,-- उपष्टम्भः परामश द्वारा 
समर्थन करा,--करणम्‌ 1. वेदपाठ 2. सस्वर "वेदपाठ 
करना,--कारः वैदिक सूक्तों का कर्ता,--कालः मंत्रणा 
या परामश का समय,--कुशल (वि०) परामश देने 
में चतुर,- कृत्‌ (पुं) वेदिक सूक्तों का प्रणेता या 
रचयिता -रघु० ५।४, १।६१, १५।३१ 2. वेद पाठी 
3. सलाहकार, परामर्शदाता 4. राजदूत, - गण्डकः 
ज्ञान, विशन, गुप्तिः (स्त्री०) गुप्त सलाह,--गूढः 
गुप्तचर, गुप्तदूत या अभिकर्ता,--जिल्लू: अग्नि--शि० 
२1१०७, --शञः 1. सलाहकार, परामशंदाता 2. विद्वान्‌ 
ब्राह्मण 3. गुप्तचर, दः-- दातृ (पुं) आध्या- 
त्मिक गुरुया आचायं, --दर्शिन्‌ (पुं ) 1. वैदिक 
सूक्तों का द्रष्टा 2. वेदों में निष्णात ब्राह्मण, 
--दीषितिः अग्नि,- दृश्‌ (पुं०) 1. वेदिक सूक्तों 
का द्रष्टा, ऋषि 2. परामशेदाता, सलाहकार, देवता 
मन्त्र द्वारा आहूत देवता,--घरः सलाहकार, -निर्णेयः 
मंत्रणा के पश्चात्‌ अन्तिम निर्णय, - पूत (वि०) मंत्रों 
द्वारा पवित्र किया हुआ,-प्रयोगः मंत्रों का प्रयोग, 
--बो (वी) अम्‌ मंत्र का प्रथमाक्षर,--भेदः गुप्त 
पराम का प्रकट कर देना, भेद खोल देना, - मूर्तिः 
शिव का विशेषण,--मूलम्‌ जादू,--यन्त्रम्‌ जादू के 
संकेत से युक्त एक रहस्यमूलक रेखाचित्र, ताबीज, 
~योगः 1. मंत्रों का प्रयोग 2. जादू,-- वजम्‌ 
(अव्य०) बिना मंत्र बोले,--विद्‌ दे० ऊ० 'मंत्रज्ञ', 
--विद्या मंत्रविज्ञान, जादू,-संस्कारः वेदपाठ से 
युक्त कोई संस्कार या अनुष्ठान,-संहिता वेद के 
समस्तसूक्तों का संग्रह, साधकः जादूगर, बाजीगर, 
साधनम्‌ 1. जादू द्वारा वश में करना, या कार्य 
सिद्धि 2. मोहनभंत्र, आवाहनमंत्र,--साध्य (वि०) 
जादू के मंत्रों से वशीकरण या कार्यसिद्धि के योग्य 
2. मंत्रणा द्वारा प्राप्या--सिद्विः (स्त्री०) 1. किसी 
मंत्र की क्रियाशीलता, या सम्पन्नता 2. मंत्रज्ञान से 
प्राप्त होने वाळी शक्ति,-स्पुञझ (वि०) मन्त्रों द्वारा 


( ७७५ ) 


किसी सिद्धि को प्राप्त करने वाला,--होन (वि०) 
वेदमंत्रो से रहित अथवा विरुद्ध । 

सन्त्रणम्‌,--णा [ मन्त्र--ल्युट्‌ ] विचार, परामशे । 

मन्त्रवत्‌ (वि०) [ मन्‍्त्र--मतुप्‌ | मंत्रों से युक्त--रघु० 
३1३१ । 

सम्त्रि:--मन्त्रिनू, दे० ! 

मन्त्रित ( आ क० कृ०) | मन्त्र --क्त ] 1. जिसका परा- 
मझ जा चुका हुँ 2. जिस पर सलाह ली गई, 
परामर्श लिया गया है 3. कहा हुआ, बोला हुआ 
4. मंत्र पड़ा हुआ, अभिमंत्रित 5. निश्चित, निर्धारित । 

मन्त्रिन्‌ (पु०) { मन्त्र +-णिनि ] मन्त्री, सलाहकार, राजा 
का मन्त्री रघु० ८1१७. मनु० ८।१। सम०- धुर 
(वि०) मंत्रालय के भार को संभालने में समर्थ,-पति?, 
--प्रधानः,--प्रमुख:ः -- मुख्यः, --बर:,-- श्रेष्ठ: प्रधान 
मन्त्री, मुख्यमंत्री, प्रकाण्ड श्रेष्ठ या प्रमुख मन्त्री, 
--श्रोत्रिय: वेदों में निष्णात मन्त्री । 

भन्थ्‌, मथ्‌ (भ्वा० क्र्या० पर० मन्थति, मथति, मथ्नाति, 
मथित, कमं वा० मथ्यते) 1. बिलोना, मथना (प्रायः 
द्विकर्मक)-सुधां सागरं ममन्थुः-या देवासुरेरमृतमम्बुनि- 
धिमंमन्थे-कि० ५।३० 2. क्षुब्ध करना, हिलाना, घुमाना, 
ऊपर नीचे करना--तस्मात्‌ समुद्रादिव मथ्यमानात्‌ 
-रघु० १६।७९ 3. पीस डालना, अत्याचार करना, 
सताना, कष्ट देना दुःखी करना--मन्मथो मां मन्ध- 
न्षिजनाम सान्वयं करोति-दश०, जातां मन्ये शिशिर- 
मथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌--मेघ० ८३ 4. चोट 
पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 5' नष्ट करना, मार डालना, 
संहार करना, कुचछ डालना ---मथ्नामि कौरवशतं 
समरे न कोपात्‌ -वेणी० १1१५, अमन्थीच्च परानी- 
कम्‌ भट्टि १५४६, १४।३६ 6. फाड़ डालना, 
विस्थापित करना, उद्‌ं--, 1, प्रहार करना, मारना, 
नष्ट करना--मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती 
मुनि जेमिनिम्‌-पंच० २।३३, धैयंमुन्मध्य---मा० 
१।१८, 'नष्ट करके या उखाड़ कर' 2. हिलाना, 
अशान्त करना 3. फाड्ना, काटना या छीलना-रघु ० 
२1३७, निस्‌,-1. बिलोना, हिलाना, घुमाना--अमृत- 
स्याथ निर्मथिष्यामहे जलम्‌ --महा० 2. रगड़ से आग 
पैदा करना 3. खरोंचना, पीटना 4. पूर्णतः नष्ट करना, 
कुचल डालना, प्र--, 1. बिलोना (समुद्रः) प्रमध्य- 
मानो गिरिमेव भूयः--रघु० १३1१४ 2. तग करना, 
अत्यन्त कष्ट देना, दुःखी करना, सताना 3. प्रहार 
करना, खरोंचना, आधात करना 4. फाड़ डालना, 
काट देना 5. उजाड़ देना 6. मार डालना, नष्ट करना 
-~मा० ४९, २।९। 

मन्थः [मन्थ्‌ करणे घडा] 1. बिलोना, इधर उधर हिलाना, 
आलोडित करना, क्षुब्ध करना--मन्थादिव क्षुम्यति 


गाङ्गमम्भः--उत्तर० ७1१६, रधु० १०।३. 2. संहार 
करना, नष्ट करना 3. मिश्रित पेय 4. रई का डंडा 
('मंथा' भी) 5. सूर्य 6. सूर्यं की किरण 7. आँख 
का मेल, ढीढ, मोतियाबिद 8. घर्षण से अग्नि सुल- 
गाने का उपकरण । सम० अचल,--आग्रिः, - गिरिः, 
-"पर्वतः,-- झलः मन्दर पर्वत (जो रई के डंडे के 
रूप में प्रयुक्त हुआ)--भामि० १।५५,--उदकः, 
--डदथिः क्षौर सागर,---गुणः बिलोने के रस्सी, नेता, 
--जम्‌ मक्खन,~--दण्डः,-दण्डकः रई का डंडा ॥ो 

मन्थनः [मन्थ्‌ +ल्युट्‌] रई का डंडा,-नम्‌ बिलोना, क्षुब्ध 
करना, विलोडित करना, इधर उघर हिलाना 
2. घर्षण द्वारा आग सुलगाना,--नी मथनी, बिलौनी । 
सम०--घटी बिलोनी, मथनी । 

मत्थर 38४ ) [मन्थ्‌+अरच्‌] 1. शिथिल, मन्द, बिलंब- 
कारो, सुस्त, अकमंण्य--गर्भमन्यरा--श० ४, प्रत्यभि- 
ज्ञानमंथरो भवेत्‌ तदेव, दरमन्थरचरणविहारम्‌-गीत० 
११--शि० ६४०, ७१८, ५६२, रघु० १९२१ 
2. जड़, मूढ़, मूख - मंथरकोलिक: 3. नीच, महरा, 
खोखला, मदस्वर 4. विस्तृत, विशाल, चौड़ा, बडा 
5. झुका हुआ, टेढ़ा, वक्र,--रः 1. भंडार, कोष 2. सिर 
के बाल 3. क्रोध, गुस्सा 4. ताजा मक्खन 5. रई का 
डंडा 6. रुकावट, बाघा 7. गढ़ 8. फल 9. गुप्तचर, 
सूचक 10. वैशाख मास 11. मन्दर पर्वत 12. हरिण, 
बारहसिघा,-रा कॅकेयी की कुन्जादासी जिसन्ने अपनी 
स्वामिनी को, राम के राज्यभिषेक के अवसर पर, 
अपने दो पूवंदत्त वरदान (एक से राम का चौदह 
वर्ष के लिए निर्वासन, दूसरे से भरत का राज्यारोहण) 
राजा से मांगने के लिए उकसाया,--रम्‌ कुसुम्भ । . 
सम० - विवेक (वि०) निर्णय करने में मन्द, विवेक- 
शक्ति से शून्य -मा० ११८ । 

मस्थरु; [मन्थ्‌|-अरु] चंवर डुलाने से उत्पन्न हवा । 

मन्थानः [मन्य्‌ + आनच्‌] 1. रई का डंडा, मथानी 2. शिव 
का विशेषण । 

मन्थानकः [मन्थान+-कन्‌ | एक प्रकार का घास । 

मन्थिन्‌ (वि०) [मन्थ्‌ +-णिनि] 1. विलोने वाला, मंथन 
करने वाला 2. कष्ट देने वाला, तंग करने वाला 
---(पुं०) वीयं, शुक्र--नी बिलौनी, मथनी । 

मष्द्‌ (म्वा० आ० मन्दते--बहृधारवैदिक प्रयोग) 1. पीकर 
धुत्त होना 2. प्रसन्न होना, हषंयुक्त होना 3. ढीला- 
ढाला होना, शिथिल होना 4. चमकना 5. शने: २ 
चलना, टहलना, घूमना । 

सन्द (वि०) [मन्द्‌+-अच्‌] 1. घीमा, विलंबकारी, अक- 
मंण्य, सुस्त, मंद, मटरगश्ती करने वाला--(न०) 
भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्य:--कु० १1११, तच्चरितं 
गोविन्दे मनसिजमन्दे सखी प्राह--गीत० ६ 2. निरु- 


( ७७६ ) 


त्साही, तटस्थ-उदासीन 3. जड, मंदबृद्धि, मूढ, कानी, 
निर्बेल-मस्तिष्क, मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसगंण विपहिचंतः 
--माळक्० २८, मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्या- 
म्यृषहास्यताम्‌--रघु० १।३, द्विषन्ति मन्दाइचरितं 
महात्मनाम्‌ -कु० ५।७५ 4. घीमा, गहरा, खोखला 
(ध्वनि आदि) 5. कोमल, घुंघला, मुदु यथा 'मंद- 
स्मितम्‌’ में 6. थोड़ा, अल्प, जरा सा, मन्दोदरी, 
दे० 'अमन्द' भी 7. दुर्बल, बलहीन, कमजोर यथा 
'मंदाग्नि' में 8. दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 9. मुर्झाया 
हुआ 10. दुष्ट, दुर्चरित्र 11. शराब की खत 
वाला,--द: 1. शनिग्रह 2. यम का विशेषण 3. सृष्टि 
का विघटन 4. एक प्रकार का हाथी--शि० ५।४९, 
“बस (अव्य०) 1. घीमे से, क्रमशः, धीरे-घीरे 
-यातं यच्च नितम्बयोर्गृस्तया मंदं विलासादिव-स० 
२।१ 2. धीरे २, हल्के २, शान्ति से-मन्द मन्दं नुदति 
पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌-मेघ० ९ ३. धीमे-घीमे, 
मंद गति से, मंद स्वर से, हल्केपन से 4. मद्धमस्वर 
में, गहराई के साथ (मन्दो कृ ढीलढाल करना,-मन्दी- 
कृतो वेग:-श० १, मन्दी भ्‌ ढीला होना, कम ताकतवर 
होना) । सम०--अक्ष (वि०) कमज़ोर आँखों वाला 
(क्षम्‌) लज्जा का भाव, लज्जाशीलता, शर्मीळापन, 
अग्नि (वि०) दुर्बळ पाचन शक्ति वाला, (ग्निः) 
अग्निमांद्य, पाचनशक्ति की मंदता,-अनिलः मृदु पवन, 
--मसु (वि०) दुर्वल इवास वाला,-आकान्ता एक 
छंद का नाम, दे० परिशिष्ट १,--आत्मन्‌ मन्दबुद्धि 
वाला, मूर्खे, अज्ञानी--मन्दातमानुजिघुक्षया मल्लि०, 
-आदर (वि०) 1. कम आदर प्रदर्शित करने वाला, 
अवज्ञा करने वाला, लापरवाह 2. असावघान,-उत्साह 
(वि०) हताश, उत्साहृहीन-मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि 
मृगयापवादिना माघव्येन--श० २,--उदरी रावण की 
पत्नी का नाम, पाँच सती स्त्रियों में से एक--तु० 
अहल्या,-उष्ण (वि०) कोष्ण, गुनगुना (--ष्णम्‌) 
कोष्णता, गुनगुनापन,-ओत्सुक्थ (वि०) घीमी 
उत्सुकता वाला, पराङ्मुख, रुचिशून्य-मन्दौत्सुक्योऽ 
स्मि नगरगमनं प्रति--श० १,--कर्ण (वि०) कुछ 
बह्रा, सुक्ति--बधिरान्मन्दकर्ण: श्रेयान्‌ , अभाव की 
अपेक्षा कुछ होना अच्छा हुँ'--कान्तिः चन्द्रमा, 
-_क्रारिन्‌ (वि०) धीमे २ काम करने वाला,--गः 
शनि,-गति,-गामिन्‌ (वि०) शनैः २ चलने वाला, 
धीमी गति वाला,--चेतस्‌ (वि०) 1. मन्दबुद्धि, मूर्ख, 
मूढ 2. अन्यमनस्क 3. मूर्छालू, अचेत,--छाय (वि०) 
घुषला, मद्धम, आमाशून्य--मेघ ० ८०,--जननी शनि 
की माता,-धो,--प्रज्ञ,-मति,- मेधस्‌ मंद बुद्धि, 
मूख, मूढ़, -भागिन्‌,--आाग्य (वि०) भाग्यहीन, 
दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा, दयनीय, बेचारा,--रश्मि (वि०) 


घुंघला,--वीर्यः दुर्वल,--बृष्टिः (स्त्री०) हल्की 
बारिश, --स्मितः,--हासः, हास्यम्‌ हल्की हंसी, मंद 
मुस्कान । 

मन्दटः [मन्द+-अट्‌ +अच्‌ शक० सा मूंगे का वृक्ष । 

मन्दनम्‌ [मन्द्‌ +-ल्युट्‌] प्रशंसा, स्तुति । 

मन्दयन्ती [मन्द्‌ +-णिच्‌+-झतृ+-डीप्‌] दुर्गा का विशेषण । 

सन्दर (वि०) [मन्द्‌त-अर] 1. धीमा, विलम्बकारी, सुस्त 
2. मोटा, सघन, दृढ़ 3. विस्तृत, स्थूल,-रः 1.एक पहाड़ 
का नाम (इसको समुद्रमंथन के समय देवासुरों ने 
मथानी--रई का डंडा--बनाया था, और तब सुधा 
का मंथन किया था) --पृषतँमंन्दरोद्भूतैः क्षीरोमंय 
इवाच्युतम्‌ --रघु० ४२७, अभिनवजलघरसुन्दर 
घृतमन्दर ए--गीत० १ शोभैव मन्दरक्षुब्घक्षुभितां- 
भोधिवर्णना--शि० २।१०७, कि० ५।८० 2. मोतियों 
(आठ या सोलह लड़ियों का) का हार 3. स्वर्ग 
4. दर्पेण 5. इन्द्र के नन्दनकानन में स्थित पाँच वृक्षों 
में से एक मन्दार वृक्ष, दे० मंदार। सम ०--आवासा, 
--वासिनी दुर्गा का विशेषण । 

मन्दसानः [मन्द--सानच्‌] 1. अग्नि 2. जीवन 3. निद्रा 
('मन्दसान्‌' भी लिखा जाता ह) । 

मन्दाकः [मन्द+-आक] धारा, नदी । 

मन्दाकिनी [मन्दमकति--अक--णिनि--डीष्‌] 1. गंगा 
नदी-मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव 
भूमेः-रघु० १३।४८, कु० १।२९ 2. स्वगँगा, वियद्गंगा 
(मंदाकिनी वियद्ग ङ्का) -मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः 
सेव्यमाना मरुद्धिः--मेघ० ६७। 

मन्दायते (ना० घा० आ०) 1. शर्नः शर्नः चलना, विलंब 
करके चलना, पिछड़ना, मटरगइत करना, देर लगाना 
-मन्दायन्ते न खलु सुहूदामभ्युपेताथंकृत्या:-मेघ० ४०, 
विक्रम» ३ १५ 2. दुबल होना, कृश होना, घुंघला 
होना--रघु० ४४९ । 

मन्दारः [मन्द्‌ {-आरक्‌] 1. मूंगे का पेड़, इंद्र के नन्दन- 
काननस्थित पाँच वृक्षों में से एक--हस्तप्राप्यस्तबकन- 
मितो बालमन्दारवृक्षः--मेघ ७५, ६७, विक्रम० ४1३५ 
2. आक का पौघा, मदार वृक्ष 3. घतुरे का पौधा 
4. स्वर्ग 5. हाथी,--रम्‌ मूंगे के वृक्ष का फूल--कु० 
५८०, रघु० ६।२३। सम०---माला मंदार के फूलों 
की माला---मंदारमाला हरिणा पिनद्धा--श० ७२, 
“षष्ठी माघसुदी छठ । 

मन्दारकः मन्दारवः, मन्दारः [मत्दार--कन्‌, मन्द-आ-रू 
+मच्‌, मन्द्‌ +-आरू [hs गे का वृक्ष दे० 'मंदार'। 

मन्बिमन्‌ (पुं) [ मन्द+-इमक्तिन्‌ | 1. धीमापन, विलंब- 
कारितां 2. सुस्ती, जडता, मूर्खता । 

मन्दिरम्‌ [ मन्दयतेऽत्र मन्द्‌+किरच्‌ | 1. रहने का स्थान, 
आवास, महल, भवन--कु० ७५५, भट्टि० ८९६, 


( ७७७ ) 


रघु० १२।८३ 2. आवास, रहने का घर - यथा क्षीरा- 
ब्विमंदिरः में 3. नगर 4. शिविर 5. देवालय । सम० 
+पशुः बिल्ली - मणिः शिव का विशेषण । 

मंदिरा [ मंदिर--टाप्‌ ] घुइसाल, अस्तबल । 

मंढुरा [ मन्द्‌ [.उरच्‌ न-टाफ्‌ ] 1. अष्वशाला, घुड़साल 
अस्तबल-प्रभ्रष्टोश्यं प्लवंग: प्रबिशति नुपतेमंदिर मंदु- 
रायाः -रत्न० २।२, रघु० १६1४१ 2. शय्या, चटाई। 

अन्त्र (वि०) [ मन्दू--रक्‌ ] 1. नीचा, गहरा, गंभीर, 
खोखला, चरमराना--पयोदमंद्रध्कनिना घरित्री - कि० 
१६1३, ७।२२, मेघ० ९९, रघु० ६।५६,-ब्रः 
1. मन्दघ्वनि 2. एक प्रकार का ढोल 3. एक प्रकार 
का हाथी । 

अन्मथः [ मन्‌--क्विप्‌, मथ्‌ +अच्‌, ष० त० ] 1. काम 
देव, प्रेम का देवता--मन्यथो मां मन्धश्चिज नाम 
सान्वयं करोति --दश० २१, मेघ० ७३ 2. प्रेम, प्रण- 
योन्माद -प्रबोष्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः ऋतु० 
१1८ इसी प्रकार “परोक्षमन्मथः जन:-श० २।१८ 
3. कैथ । सम० --आनंदः एक प्रकार का आम का 
पेड--आल्यः 1. आम का पेड़ 2. स्त्री की भग, 
--कर (वि०) प्रेमोत्तेजक,- युद्धम्‌ प्रेमकेरि, संभोग, 
मैथुन --लेख: प्रेम-पत्र--श ° ३१२६ । 

मन्मनः (पुं) 1. गुप्त कानाफूंसी (दंपत्योर्जल्पितम्‌ मंदम्‌) 
करोति सहकारस्य कलिकोत्कलिकोत्तरं, मन्मनो 
मन्मनोऽत्येष मत्तकोकिलनिस्वनः--काव्या० ३।११ 
2. कामदेव । 

मन्युः [ मन्‌+-युच्‌ ] 1. क्रोध, रोष, नाराजगी, कोप, 
गुस्सा -रघु० २।३२, ४९, ११।४६ 2. व्यथा, शोक, 
कष्ट, दु:ख --उत्तर० ४।३, कि० १।३५, भट्टि ० ३४९ 
3. विपद्ग्रस्त या दयनीय स्थिति, कमीनापन 4. यज्ञ 
5. अग्नि का विशेषण 6. शिव का विशेषण । 

मञ्च (म्वा० पर० मञ्जति) जाना, हिलना-जुरूना । 

मम [ अस्मद्‌ शब्द-सवंनांम उत्तमपुरूष-संब० ए० व० ] 
मेरा । सम० - कारः,- कृत्यम्‌ मेरापन, ममता, 
स्वार्थ । 

ममता [ मम--तल्‌+-टाप्‌ ] 1. अपने मन की भावना, 
स्वार्थ, स्वहित 2. घमंड, अभिमान, आत्मनिर्भरता 
3. व्यक्तित्वं । 

ममस्वम्‌ [ मम--त्व ] 1. मेरापन, अपनापन, स्वामित्व की 
भावना 2. स्नेहयुक्त आदर, अनुराग, मानना--कु० 
१।१२ 3. अहंकार, घमंड । 

ममापतालः [ मव्य्‌ ]-आल, यलोपः, मकारादेशः, आप 
तुडागमः ] ज्ञानेन्द्रिय का विषय । 

भम्ब (स्वा० पर०) जाना, हिलना-जुलना । 

मम्मटः 'काव्यप्रकाश' का प्रणेता । 

मय्‌ (म्वा० आ० मयते) जाना, हिलना-जुलना । 


९८ 


भय (वि०) (स्त्री०-यी) पूर्ण से युक्त’ संरचित' से 
बना हुआ? अर्थे को प्रकट करने वाला तद्धित का 
प्रत्यय, उदा० कनकमय, काष्ठमय, तेजोमय और जल- 
मय आदि, - यः 1. एक दानव, दानवों का शिल्पी 
(कहते हैं कि इसने पांडवों के लिए एक भव्य भवन 
का निर्माण किया था 2. घोड़ा 3. ऊंट 4. खच्चर । 

मयटः [ मय्‌ +-अटन्‌ ] घासफूंस की झोपड़ी, पर्णशाला । 


सय (यु) ष्टकः [ ==मयुष्टक, पृषो० साधु | 

मयुः [ मय्‌+-कु | 1. किन्नर, स्वर्गीय संगीतज्ञ 2. हरिण, 
बारहसिगा । सम० - राज; कुबेर का विशेषण । 

मयूखः [ मा-+-ऊख मयादेशः ] 1. प्रकाश की किरण, 
रश्मि, अंशु, कांति, दीप्ति--विसृजति हिमगर्भेरग्नि- 
मिन्दुर्मयूखें:-- श० ३।२, रघु० २४६, शि० ४५६, 
कि० ५।५, ८ 2. सौन्दर्य 3. ज्वाला 4. घूपघडी 
की कील । 

सयूरः [ मी+-ऊरन्‌ ] 1. मोर-- स्मरति गिरिमयूर एष 
देव्याः--उत्तर० ३।२०, फणी मयूरस्य तले निषीदति 
--ऋतु० १।१३ 2. एक प्रकार का फूल 3. (“सूर्य 
शतक' का प्रणेता) एक. कवि-- यस्याइचोरदिचिकुर- 
निकरः कर्णपूरो मयूरः- प्रसन्न० १२२,--री मोरनी 
--सूक्ति---वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनदिवसां- 
तरिता मयूरी - विद्ध० १, या- वर मञ्च कपोतो न श्वो 
मयूरः 'हाथ में आया एक पक्षी, झाड़ी में बैठे दो 
पक्षियों से अच्छा है! भर्थात्‌.नौ नकद न तेरह उधार । 
सम० - अरिः छिपकली,--केतुः कातिकेय का विशेषण, 
--प्रोवकम्‌ तूतिया,--चटकः गृह कुक्कट- चूडा मोर 
की शिखा,-- तुत्यम्‌ तूतिया--पञ्रिन्‌ (वि०) पंख- 
युक्त, मोर के पंखों से युक्त (बाण आदि)--रघु० 
३।५६, _ रथः कार्तिकेय का विशेषण,-व्यंसकः चालाक 
मोर, - शिखा मोर की शिखा । 

मयूरकः [मयूर+-कन्‌] मोर,--कः,--कम्‌ तूतिया, नीला- 
थोथा । 

मरकः [मृ +-वुन्‌] महामारी, पशुओं का एक संक्रामक रोग, 
प्लेग प्रसारक रोग, संक्रामक रोग । 

भरकतम्‌ मरकं तरत्यनेन--तृञ-ड] पन्ता-- वापी चामन्‌ 
मरकतशिलाबद्धसोपानमार्मा-मेघ० ७६, शि० 
४।५६, ऋतु० ३।२१, (कभी-कभी 'मरक्त' भी लिखा 
जाता हैँ) । सम०--मणिः (पुं०, स्त्री») पत्ना, 
--शिला पञ्चे की सिल्ली । 

मरणम्‌ म्‌ (मुभ +भावे ल्युट्‌] 1. मरना, मृत्यु मरणं प्रकृतः 

म्‌--रघु० ८८७ या-संभावितस्य चाकीति- 

मरणादतिरिच्यते--भग० २1३४ 2. एक प्रकार का 
विष । सम० - अंत, - अंतक (वि०) मृत्यु के साथ 
समाप्त होने वाला,--अभिमुख,--उन्मुख (वि०) 
मृत्यु के निकट, मरणासन्न, श्रिममाण,- घर्मेन्‌ 


( ७७८ ) 


(वि०) मत्यं, मरणशील,-- निश्‍चय (वि०) | 
के लिए दृढ़ निश्‍चय वाला - पंच० १1 

मरतः [मृ--अतच्‌] मृत्यु । 

सरन्दः, वकः मरण शरि खण्डयति--मर--दो-|-क, 
पृषो०, मरन्द+-कन्‌] फूलों का रस--भामि० १५, 
१०११५, सम०--ओकस्‌ (नपुं०) फूल । 

बरारः [मरं मरणमलति निवारयति--मर+-अल्‌+-अण्‌ 
छस्य रत्वम्‌] खत्ती, घान्यागार, अनाज का भंडार । 

मराल (वि०) [मृ-आलूच्‌] 1. मृदु, चिकना, स्निग्ध 2. 
सौम्य कोमल,--लः (स्त्री०--ली ) 1. हंस, बलाक, 
राजहंस-मरालकुलनायकः कथय रे कथं वतंताम्‌ 
-भामि० १1३, विघेहि म्रालविकारम्‌-गीत० ११, 
नै० ६७२ 2. एक प्रकार का जलचर पक्षी, कारण्डव 
3. घोड़ा 4. बादल 5. अंजन 6. अनारों का बाग 7. 
बदमाश, ठग । 

मरि (री) चः [म्रियते नश्यति स्लेष्मादिकमनेन--मृ 
--इच, इचवा] काली मिर्च की झाड़ी, चम्‌ काली 
मिर्च । 

मरीचिः (१० स्त्री०) [मृ--इचि] 1. प्रकाश की किरण 


~न चन्द्रमरीचयः विक्रम ३1१०, : 
¬ऋतु० ११६, रघु ०. ९१३, १३।४ 2. प्रकाश का 
कण 3. मृगतृष्णा, चिः प्रजापति, प्रथम मनु से उत्पन्न 
दस मूळ पुरुषों में से एक, या--ब्रह्मा के दस मानस 
पुत्रों मं एक, यह कश्यप का पिता था 2. एक 
स्मृतिकार 3. कृष्ण का नामान्तर 4. कंजूस । सम० 
तोयम्‌ मृगतृष्णा,--मालिन्‌ किरणों से घिरी हुई, 
उज्ज्वल, चमकदार (पुं०) सूर्य । 

भरीचिका [मरीचि+-कन्‌ +-टाप्‌ | मृगतृष्णा । 

मरीचिन्‌ (पुं) [मरीचिञ-इनि] सूयं । 

मरीचिमत्‌ (पुं ) [मरीचि+-मतुप्‌] सूर्यं । 

मरीमूज (वि०) [मृज्‌ (यडन्तत्वात्‌ द्वित्वम्‌) --अच्‌] 
बार २ मळने वाला । 

मरुः [ञ्रियतेऽस्मिन्‌ मृ +-उ] 1. रेगिस्तान, रेतीली भूमि, 
बीराना, जल से हीन प्रदेश 2. पहाड़ या चट्टान 
(पुं०) ब० व०), एक देश और उसके अधिवासियों 
का नास । सम०--उद्धवबा 1. कपास का पौधा 2. 
ककड़ी,--कच्छ: एक जिले का नाम,--जः एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य, --देशः 1. एक जिले का नाम 2. जल- 
शुन्य प्रदेश, --द्विपः,--प्रियः ऊंट, --धन्वः, --धन्वन्‌ 
0४७ पुं०) वीराना, उजाड्‌,---पथः, --पुष्ठम्‌ रेतीली मरु- 
भूमि वीराना--रघु० ४।३१,--भूः (ब० व० ) 
मारवाड़ देश,--भूमिः (स्त्री०) मरुस्थल, रेतीला 
मरुप्रदेशं,--संभवः एक प्रकार की मूली,- स्थलम्‌, 
--स्थली वीराना, उजाड, बंजर--तत्प्राप्नोति मरु- 
स्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्‌--भ्तृ० २४९ । 


सरुकः |मरु{-कः] मोर । 
क्त्‌ (पू) [मु7-उति] 1. हवा, वायु, पवन--दिशः 


प्रसेदुमंरतो वुः सुखा:--रघु० ३।१४ 2. वायु का 
देवता-कि० २1२५ 3. देवता, देवी वैमानिकानां 
मरुतामपश्यदाकृष्टलीलान्नर लोक पालान्‌--रघु ६।१, 
१२।१०१ 4. एक प्रकार का पौधा, मरुवक (नपुं) 
ग्रंथिपणे नाम का पौधा । सम०---आदोलः (हरिण 
या भैसेकी खाल से बना) एक प्रकार का पंखा, 
"कर: एक प्रकार की सेम, लोबिया,--कर्मन्‌ (पुं.) 
"किया उदर,--वायु, अफारा,--कोणः परिचमोत्तर 
दिशा, -गणः देवसमूह,--तनयः,--पृत्र:--सुतः, 
~ सूनुः 1. हनुमान्‌ के विशेषण 2. भीम के विशषण, 
¬ ध्वजम्‌ हवा में लहराने वाला झण्डा (सुत का 
बना कपड़ा),-पटः बादबान,--पतिः,- पालः इन्द्र का 
विशेषण,-- पथः आकाश, अन्तरिक्ष,--ष्लवः सिह, 
--फलभ्‌ ओला,--बद्धः 1. विष्णु का विशेषण 2. एक 
प्रकार का यज्ञ-पात्र,--रथः वह गाड़ी जिसमें देव प्रति- 
माएँ रख कर इधर उधर ले जाई जाती हैं,--लोकः 
वह लोक जिसमें 'मरुत? देवता रहते हैं,--बर्त्मंन 
(नपु.) आकाश, अन्तरिक्ष,--वाहः 1. घूआँ 2. अग्नि, 
--सखः 1. अग्नि का विशेषण 2. इन्द्र का विशेषण । 


मरुतः [म्‌ +-उत] 1. वायु 2. देवता । छ 
मरुत्तः [मरुत-- तप्‌| सूयंवंश का एक राजा, कहते हैं उसने 


एक यज्ञ किया जिसमें देवताओं ने प्रतीक्षक सेवक का 
कार्य किया--तु० तदप्पेष इलोकोभिगीतो मर्तः 
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे, आविक्षितस्य काम- 
प्रेविशवेदेवाः सभासद इति । 


मरुत्तकः [मरुदिव तकति हसति--मरुत+-तक्‌+-अच्‌] 


मरुबक पौधा । 


मरुत्वत्‌ (पु) [मरुत्‌+-मतृप्‌, मस्य वः] 1. बादल 2. 


इन्द्र का चामान्तर 3. हनुमान का नामान्तर । 


मरुलः [मृ +-उल] एक प्रकार की बत्तख, कारंडव। 
मरूव: [मरु+-वा+-क, नि० दीर्घः] 1. एक पौधे का नाम, 


मरुआ 2. राहु का विशेषण । 


भरूव (ब) कः [मरूव+-कन्‌, दवयोरभेदः] 1. एक प्रकार 


का पोषा, मरूआ 2. चूने का एक भेद ३. व्याघ्र 4. 
राहु 5. सारस । 


भरूकः [म्‌ । अक] 1. मोर 2. बारहसिगा हरिण । 
मर्कटः |मकं+-अटन्‌] 1. लंगूर, बन्दर-- हारं वक्षसि 


केनापि दत्तमज्ञेन मर्कटः, लेढि जिघ्रति संक्षिप्य करो- 
त्युश्नतमासनम्‌्--भामि० १।९९ 2. मकड़ी 3. एक 
प्रकार का सारस 4. एक प्रकार का रतिबंघ, संभोग, 
मैथुन 5. एक प्रकार का विष | सम०--आस्य 
(वि०) बन्दर जैसे मुंह वाला (स्थम्‌) तांबा,--इन्डुः 
आबनूस,--तिबुक: एक प्रकार का आबनूस,---पोतः 


( ७७९ ) 


बन्दर का बच्चा, --वासंः मकड़ी का जाला,-शीर्षम्‌ 
सिंदूर । 

मर्केटकः [मकट-|-कन्‌] 1. लंगूर 2. मकड़ी 3. एक 
प्रकार की मछली 4. एक प्रकार का अनाज, धान्य 
विशेष । 

सकंरा [मक्‌ +-अर-+-ठापू] 1 पात्र, बतन 2. अन्तःकक्षीय 
छिद्र, सुरंग, विवर, खोह, गुफा 3. बांझ स्त्री । 

मच्‌ (चुरा० उभ०--मर्चयति--ते) ४. लेना 2. साफ 
करना 3. शब्द करना । 

मर्जूः [मृज्‌--ऊ] 1: घोबी 2. इल्लती, लोंडा, (स्त्री०) साफ 
करना, घोना, पवित्र करना । 

मतंः | मृ+तन्‌] 1. मनुष्य, मानव, मर्त्यं 2. भूलोक, 
मर्त्यलोक । 

मत्यं (वि०) [मतं त-यत्‌] मरणशील, -- त्यः 1. मरणधर्मा, 
मानव, मनुष्य--भनु० ५।९७ 2. मर्त्यलोक, भूलोक 
त्यम्‌ शरीर । सम०-- धर्मः मरणशीलता,--धमेन्‌ 
(वि०) मरणशील आदमी,--निवासिन्‌ (पुं.) मनुष्य, 
मानव,---भावः मानव-स्वभाव,---भुवनम्‌ मर्त्यलोक, 
भूलोक,--सहित,ः देवता, - मुः किन्नर, इसका मुख 
मनुष्य के मुख जंसा तथा और शेष शरीर जानवर के 
सरीर जेसा होता है, यह कुबेर का सेवक समझा 
जाता है ),--छोकः मनुष्यलोक, भूलोक---क्षीणे पुण्ये 
मत्येलोक विशन्ति--भग० ९।२१। 

मदं (वि०) [ मद्‌ू--धज्ण | कुचलने वाला, चूर चूर कर 
देने वाला, पीसने वाला, नष्ट करने वाला (समास के 
अन्त में प्रयोग), -- देः 1. पीसना, चूरा करना 2. प्रबल 
प्रहार । 

मदेन (वि०) (स्त्री०--नी) [ मुद्‌+ल्युट्‌ ] कुचलने 
वालां, पीसने वाला, नष्ट करने वाला, सताने वाला 
नम्‌ 1. कुचलना, पीसना 2. रगड़ना, मालिश 
करना 3. लेप कस्ता (उबटन आदि से) 4. दबाना, 
माडना 5. पीड़ा देना, संताना, कष्ट देना 6. नष्ट 
करना, उजाडना । 

मर्देलः [ मदे--ला--क ] एक प्रकार का ढोल--शि० 
६1३१, कतु० २।१। 

मब. (म्वा० पर० मर्बति) जाना, हिलना-जुलना । 

मर्मन्‌ (तपुं०) [ मृ+-मनिन्‌ ] शरीर का सजीव | 
मूलक भाग, जीवाधारक - तथैव तीब्रो हृदि शोक- 
शुकुर्मर्माणि कृन्तन्नपि कि न सोढ:--उत्तर० २1३५, 
याज्ञ० ११५३ भट्टि० १६1१५, स्वहृदयमर्मणि वर्म 
करोति--गीत० ४ 2. कोई भी दुबेळ या आलोच्य 
बिन्दु, दोष, त्रुटि 3. अन्तल्तल, सजीव 4. (किसी 
भी अंग का) सन्धिस्थान 5. गूढार्थ, (किसी बात 
का) तत्त्व--काव्यमर्मं प्रकाशिका टीका; नत्वा 
गंगाधर ममंभ्रकाश्ं तनुते गुरुम्‌--नागेश० 6. रहस्य 


भेद । सम०--अतिग (वि०) मर्मवेघी--शि० २०। 
७० -- अन्बैषणम्‌ 1. शलाकापरीक्षण करना 2. 
दुबल और आलोच्य बातों की जांच पडताल करना, 
आवरणम्‌ कवच, जिरहबख्तर, - आविध्‌, उप- 
घातिन्‌ (वि०) (हृदय के) मर्म स्थलों को बेघनें 
वाला -महावी० ३।१०,--कीलः पति,--ग (वि०) 
मर्मभेदी, तीव्र, घोर,--ध्न (वि०) मूल पर आघात 
करने वाला, अत्यन्त पीडाकर,--खरम्‌ हृदय,--छिद्‌, 
--भिद्‌ (इसी प्रकार छेदिन्‌, भेदिम्‌) (वि०) मर्म- 
स्थानों का भेदने वाला, हृदय पर चोट करने वाला, 
अत्यन्त कष्टदायक --उत्तर० ३।३१ 2. प्राणघातक 
चोट करने वाला, प्राणहर.--ज्ञ (वि०),-बिदू 
(वि०) 1. दूसरे के दोष या दुर्बलताओं को जानने 
वाळा 2. किसी विषय की अत्यन्त गूढ बातों को 
समझने वाला 3. किसी विषय गहरी अन्तदृंष्टि रखने 
वाला, अत्यन्त निपुण या चतुर, (--शः) कोई भी 
प्रकांड विद्वान्‌,-त्रम्‌ जिरहबस्तर,--पारग (वि०) 
गहन अन्तर्देष्टि रखने वाला, पुरा जानकार, दूसरे के 
रहस्यों को जानने वाला,--भेदः 1. मर्मस्थानों को 
छेदना 2: दूसरों के रहस्य या दुर्बलताओं को प्रकर्टा 
करना,--भेदनः,-भेदिन्‌ (पुं०) बाण, ति 
दे० “मर्मज्ञ, स्थलम्‌,-- स्थानम्‌ 1. भावप्रवण' 
सजीव भाग 2. कमजोरियाँ, आलोच्य बातें, -- स्पृश्‌ 
1. मर्मस्पर्शी, हृदयस्पर्शी 2. अतितीब्र, तीक्ष्ण, तेज या 
कटु (शब्द आदि) । 

ममर (वि०) [ मृञ-अरन्‌, मुट्‌ च ] (पत्तों की) खड़- 
खड़ाहट, (वस्त्रों की) सरसराइट- तीरेषु तालीवन- 
मर्मेरेषु--रधु० ६।५७, ४।७३, १९।४१, मदोद्धताः 
प्रत्यनिलं विचेरुवेनस्थलीमंमेरपत्रमोक्षा:--कु० ३।३१, 
--₹ः 1. खरखराहट की ध्वनि 2. सरसराहूट । 

मरी [मर्मर{-ङीष्‌ ] 1. देवदारु का एक भेद 2. हल्दी । 

मर्मरीकः [मू-]- ईकन्‌, मुट्‌ ] 1. निर्धन पुरुष, गरीब 2. दुष्ट 
मनुष्य । 

मर्या | मृञ-यत्‌ टाप्‌ ] सीमा, हद । 

मर्यादा [ मर्यायां सीमाया दीयते मर्या+-दा--अङ-+-टाप्‌ ] 
1. सीमा, हद (आलं से भी) छीर, सीमान्त, सरहद, 
किनारा -मर्यादाब्यतिक्रमः-पंच १ 2. अन्त, अव- 
सान, अन्तिम मंजिल, उद्देश्य 3. तट, किनारा 4. 
चिह्न, सीमाचिह्व 5 नीति का बंधन, निश्चित प्रथा 
या व्यवस्थित नियम, नेतिक विधि 6. शिष्टाचार या 
औचित्य का नियम, औचित्य की सीमा, सदाचरण का 
औचित्य--आस्तातापवादभिन्नमर्याद--उत्तर° ५, 
पंच० १।१४२ 7. संविदा, अनुबंध, करार । सम० 
---भचलः,--गिरिः,--पवतः सरहद पर स्थित पहाड, 
--भेवकः सीमाचिक्लों को नष्ट करने वाला । 


( ७८० 


अर्यादिन्‌ (पुं ) [ मर्यादा--इनि ] पड़ोसी, | 
वासी । 


भव (म्वा० पर० भर्वति) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. 
भरना । हि 

नञः [ मृशू्सषञ[ ] 1. विचारणा 2. परामशं, संमन्त्रणा 
3. नस्य, छींकलाने वाला । 

मर्जनम्‌ [मृश्‌+-ल्युट्‌] 1. रगड़ना 2. परीक्षण, पूछताछ 
3. विचारणा, संयन्त्रणा 4. उपदेश देना, सलाह देना 
5. मिटाना, मल देना। - 

मर्थः, मर्षणम्‌ [ मृष्‌-|-धज्म्‌, ल्युट्‌ वा] सहनशीलता, सहि- 
ष्णुता, धयं । 

भवित (भू० क० क०) [मृष्‌]-क्त] 1. सहन किया हुआ, 
सबर के साथ सहा हुआ 2. क्षमा किया गया, माफ 
किया गया, --तम्‌ सहनशीलता, घैयं । 

सघिन्‌ (वि०) [मृष्‌--णिनि]| सहन करने वाला, घैयंशील । 

मलू (भ्वा० आ०, चुरा० पर० --मलते, मलयति) थामना, 
अधिकार में रखना । 

सलः,-लूम्‌ [मृज्यते शोष्यते मृज्‌+कल्‌ टिलोपः-तारा०] 
1. मैल, गंदगी, अपवित्रता, धूल, अशुद्ध सामग्री - मल- 
दायकाः खला:--का० २, छाया न मूर्छति मलोपहत- 
प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा--श० ७।३२ 
2. तलछट, कूड़ाकरकट, गाद, पुरीष, गोबर 3. 
(धातुओं का मल, जंग, खोट 4. नैतिक दोष या 
अपवित्रता, पाप 3. शरीर का कोई भी अपवित्र स्राव 
(मनु के अनुसार इस प्रकार के बारह स्राव हैं--वसा 
शुक्रमसृङ्‌ मज्जा मूत्रविड्‌ प्राणकर्णविद्‌, ल - 
दुषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मला: ह मठा य ५1१३५ 
6. कपूर 7. “मसीक्षेपी' जलेचरविशेष का प्रमाजन 
के काम आने वाला भीतरी कवच 8. कमाया हुआ 
चमड़ा. चमड़े का वस्त्र, --लम्‌ एक प्रकार की खोटी 
घातु । सम० 1. मैल दूर करना पवित्र 
करना 2. पाप दूर करना, --अरि;ः एक प्रकार की 
सज्जी,--अवरोधः कोष्ठबद्धता, कब्ज - आकिन्‌ 
(पुं०) झाडू देने वाळा, भंगी,--आबह (वि०) 1. मैल 
पैदा करने वाला, मैला करने वाला, मलिन करने 
वाला 2. दूषित करने वाला, अपवित्र करने वाला, 
-~आकायः पेट,--उत्सर्गः टट्टी जाना, पेट से मल 
निकालना, - ध्न (वि०) परिमार्जक, शोधक --चम्‌ 
पीप, मवाद,--डूवित (वि०) मैला, गंदा, मलिन,-द्रवः 
रेचन, अतिसार, -धात्री दाई जो बच्चे की आवश्य- 
कताओ का ध्यान रखती है,--पृष्ठभ्‌ किसी पुस्तक 
का पहला पृष्ठ, आवरणपृष्ठ (बाह्य पृष्ठ),--भुज्‌ 
(पुं०) कौवा,--मॅल्लक: कौपीन, लंगोट,--मासः अंत- 
रीय या लौंद का महीना (“मलमास' इसी लिए 
कहलाता है कि इस अधिक मास में कोई भी धामिक 


) 


कृत्य नहीं किया जाता है),-- (स्वी०} रज- 

स्वला स्त्री, जो स्त्री कपड़ो से re ES 

अनम्‌, शुद्धिः (स्त्री) मलत्याग, कोष्ठशुद्धि/-हारक 

(वि०) मैल या पाप को दूर करने वाला । 

मलनम्‌ [मल्‌-+ल्युट्‌| कुचलना, पीसना,--नः तंबू । 

मलयः [मलते घरति चन्दनादिकम्‌ - मलू कयन्‌] 1. भारत 
के दक्षिण में एक पर्वत श्येखला जहाँ चन्दन के वृक्ष 
बहुतायत से पाय जाते है (कविसमुदाय प्रायः मलय- 
पर्वत से चलने वाली पवन का उल्लेख किया करता 
हैं, यह पवन चन्दन तथा अन्य सुगंधित पौधों की 
सुगंध को इधर उधर फैलाने के साथ-साथ कामात 
व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित करती हे) 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मर्यददुंरो--रघु ० 
४1५१, ९।२५, १३।२ 2. मलयश्बुंखला के पू में 
स्थित देश, मलावार 3. उद्यान 4. इन्द्र का मन्दन- 
कानन । सम०--अचलः,-अद्रिः,--गिरिः,-परवतः 
मलय पहाड़,---अनिरू,--वातः,--- समीर: मलयपहाड़ 
से चलने वाली पवन, दक्षिणीपवन--ललितलंवगलता- 
परिशीलनकोमलमलयसमीरे - गीत० १, तु० अपगत- 
दाक्षिण्यदक्षिणानिलहृतक पुर्णास्ते मनोरथाः कृतं 
कतंव्यं वहेदानीं यथेष्टम्‌--का०,--डद्धवम्‌ चन्दन 
की लकडी, --जः चन्दन का वृक्ष--अयि मलयज महि- 
मायं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते--भामि० १1११, 
(जः---जम्‌ ) चन्दन की लकड़ी (--जम्‌) राहु का 
विशेषण, "रजस्‌ (नपुं०) चन्दन का चूरा,--दुमः 
चन्दन का पेड, --बासिती दुर्गा का विशेषण । 

मलाका [मलेन मनोमालिन्येन अकति कुटिलं गच्छति-मल 
-अकू--अच्‌--टाप्‌] 1. श्यृंगारप्रिय या कामुक स्वी 
2. दूती, अन्तरंग सखी 3. हथिनी । 

मलिन (वि०) [मल्‌--इनन्‌] 1. मैला, गन्दा, घिनौना 
अपवित्र, अशुद्ध, भ्रष्ट, कलंकित, कलुषिश्न (आलं० से 
भी) घन्यास्तदद्धरजसा मलिनीभवंति.- श० ७५७, 
किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे--वेणी० ३।४ 
2. काला, अंबकारमय -- मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म- 
लक्ष्मीं तनोति - श० १।२०, अतिमलिने कर्तव्ये भवति 
खलानामतीव निपुणा घी: -वास०, शि० ९।१८ 
3. पापी, दुष्ट, दुरचरित्र-मलिनाचरितं कर्म सुर- 
भेनेन्वसांप्रतम्‌ --काव्या २1१७८ 4. नीच, दृष्ट, 
अघम - लघव: प्रकटी भवंति मलिनाश्रयतः-- र 
९।२३ 5. मेघाच्छन्न, त्रिहित,--मम्‌ 1. पाप, दोष, 
अपराध 2. मठ्ठा, 3. सोहाया,--ना,--भी रजस्वला 
स्त्री) सम०--अंबु (नप्‌०) 'काला पानी' मसी, 
स्याही,--आस्य (वि०) 1. काले या मेळे मुंह वाला 

2. नीच, गंवार 3. बहशी, कूर--अरभ (बि०) तिरोहित, 

दूषित, मेघाच्छभ,--मुख (वि?) ==मळिनास्य, दे० 


( ७८१ ) 


33 ) 1. अग्नि 2. भूत, प्रेत 3. एक प्रकार का बंदर, 
गूल 1 


मरिनयलि (ना० घा० पर०) 1. मैला करना, मलिन 
करना, कलंकित करना, दूषित करनां, घब्बा लगाना, 
बिगाइना--यदा मेघाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति 
तदाचार्यस्य दोषो ननु--मालवि० १, “बदनामी 
कमाता हैँ या कलंकित होता है” 2. भ्रष्ट करना, 
बदचलने करता । 

सलितिमन्‌ (पुं ) [मलिन+-इमनिच्‌] 1. मैलापन, गंदगी 
अपबित्रता 2. कालिमा, कालापन--मलिनिमालिनि 
माघवयोषितां--शि० ६४ 3. नैतिक अपवित्रता, 
पाप । 

मलिस्लुचः [मली सन्‌ म्लोचित--मलिन्‌ +- म्लुच्‌ +-क] 
1. लुटेरा, चोर--शि० १६।५२ 2. राक्षस 3. डांस, 
पिस्सू, खटमल 4. लौंद का महीना 5. वायू, हवा 
6. अग्नि 7. वह ब्राह्मण जो दैनिक पंच महायज्ञों को 
नहीं करता है । , 

मलीमस (वि०) [मल-{-ईमसच्‌] 1. मैला, गन्दा, अपवित्र, 
अस्वच्छ, कलंकित, मलिन---मा ते मलीमसविकारघना 
मतिभूँत्‌--मा० १३२, रघु० २।५३ 2. कृष्ण, काला, 
काले रंग का--पणिता न जनारवैरवेदपि कूजन्तमरि 
मलीमसम्‌--नै० २1९२, विसारितामजिहत कोकिला- 
वलीमलीमसा जलदमदांबुराजय:--शि० १७५७, 
१।५८ 3. दुष्ट, पापपूर्ण, सदोष, बेईमान---मलीमसा 
माददते न पढ्धतिम्‌--रघु० ३।४६,--सः 1. लोहा 
2. हरा कसीस । 

भल्छू (म्वा० आ० मल्लते) थामना, अधिकार में करना । 

मल्ल (वि०) [मल्ल--अच्‌] 1. हृष्टपुष्ट, व्यायामशील, 
बलिष्ठ कि० १८८ 2. अच्छा, उत्तम-ल्लः 1. बलवान्‌ 
पुरुष 2. कसरती, मुक्केबाज, पहलवान--प्रभुमंल्लो 
मल्लाय--महा० 3. पान पात्र, प्याला 4. हव्यशेष 
5. गाळ, कपोल, गण्डस्थल । सम०--अरिः 1. कृष्ण 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण,--क्रीडा मुक्केबाज़ी 
या मल्लयुद्ध, जम्‌ काली मिर्च, तूर्यम्‌ एक प्रकार 
का ढोल,-- भूः,- भूमिः (स्त्री ०) 1. अखाड़ा, मल्लयुद्ध 
का मैदान 2. एक देश का नाम,--युद्धम्‌ कुर्ती करना 
या मुक्केबाजी, मुष्टियुद्धीय भिडन्त या मुठर्भड,--विद्या 
मल्लय्‌ द्ध की कला,--- शाला व्यायायशाला, अखाड़ा । 

भल्लकः [मल्ल -कन्‌, मल्ल्‌--ण्वृलू वा] 1. दीवट 2. दीवा, 
तेलपात्र 3. दीपक 4. नारियल का बना हुआ प्याला 
5. दाँत 6. एक प्रकार की चमेली । 

मल्लिः,-ल्ी (स्त्री) [मल्लू + इन्‌, मल्लि+-डीष्‌] एक 
प्रकार की चमेली । सम०--गंधि (नपश) अगर, 
नाथः एक प्रसिद्ध भाष्यकार जो चौदहवीं या 
पन्द्रहवी शताब्दी में हुआ (उसने “रघुवंश” 'कुमार- 


संभव', मेघदूत” 'किराताजुँनीय', 'नैवघचरित' और 
झिशपालवघ पर टीकाएँ लिखीं),--पत्रम्‌ छत्राक, साप 
की छतरी । 

मल्लिकः [मल्लि-कन्‌] 1. एक प्रकार का हंस जिसकी 
टांगे और चोंच भूरे रंग की होती हैँ 2. माघ का 
महीना 3. जुलाहे की ढरकी, फिरकी । सम०--अक्षः, 
"णआड्यः एक प्रकार का हंस जिसकी टांगे और चोंच 
भूरे रंग की होती है--एतस्मिन्मदकलमल्लिकाक्षप- 
क्षव्याघूतस्फुरदुरुदंडपुंडरीकाः (भुवो विभागाः) 
“उत्तर० १।३१, मा० ९॥१४,--अर्जुनः श्रीशैल 
नामक पर्वंत पर विराजमान शिव का एक लिंग, 
+अख्या एक प्रकार की चमेली । 


मल्लिका [मल्लिक +-टाप्‌ ] 1. एक प्रकार की चमेली---वनेषु 
सायंतनमल्लिकानां विजुम्भणोद्गन्पिषु कुड्मलेषु 
रघु ० १६।४७ 2. इस चमेली का फूल--विन्यस्त 
सायंतनमल्लिकेषु (केशेषु)--रघु० १६।५० 
--काव्या० २।२१५ 3. दीवट 4. किसी विशेष 
आकृति का मिट्टी का बतेन। सम०--गंधं एक 
प्रकार की अगर । 

सल्लीकरः [अमल्लमपि आत्मानं मल्लमिव करोति --मल्ल 
तीच्वि, ईत्वम्‌, कृ +अच्‌] कोर । 

मल्लूः [मल्ल+-उ] रीक्ष, भालू । 

मद्‌ (म्वा० पर० मवति) कसना, बांघना । 

मव्य्‌ (म्वा० पर० मव्यति) बांधना । 

मश्‌ (म्वा० पर० मशति) 1. भिनभिनाना, गुंजन करना 
ऊं ऊ करना 2. क्रोध करना । 


मशः [मश्‌+-अच्‌] 1. मच्छर 2. गूंजना, गुनगुनाना 
3. क्रोध, सम०--हरी मच्छरदानी, मसहरी । 

सशकः [मश्‌+-वृन्‌] 1. मच्छर, पिस्सू, डांस सर्वं खलस्य 
चरितं मशकः करोति--हि० १।७८, मनु० १।८५ 
2. चमड़ी का एक विशेष रोग 3. मशक, चमड़े का 
बना पानी भरने का थैला। सम०--कुटिः,--टी 
(स्त्री०),--वरणम्‌ मच्छर उड़ाने का चंवर (-हूरी 
मसहरी, मच्छरदानी । 

मशकिन्‌ (पु०) [मंशक--इनि] गूलर का पेड़ । 

मशुनः (पुं ) कुत्ता । 

मष्‌ (म्वा० पर० मषति) चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, 

. . मार डालना, नष्ट करना । 

मषिः--षी (स्त्री०) [मष्‌--इनू, मषि+-डीप्‌]=मसी 
दे० । 


सस्‌ (दिवा० पर० मस्यति) 1. तोलना, मापना, पैमाइश 
करना 2. रूप बदलना । 

मसः [मस्‌ --अच्‌] माप, तोल । 

ससनम्‌ [मस्‌--ल्युट्‌] 1. मापना, तोलना 2. एक प्रकार 
की बूटी । 


( ७८२ ) 


मसरा [मसू-अरच्‌--टापू] एक प्रकार की दाल, मसूर । 

मसारः, मसारकः [मस्‌--क्विपू, मसं परिमाणम्‌ ऋच्छति 
मस--ऋ--अण्‌, मसारञ-कन्‌] पन्ना । 

मसिः (पुं० स्त्री) [मस्‌- इन्‌] 1. स्याही 2. दीवे की 
स्याही, काजल 3. आंखों में लगाने की काली काजल । 
सम? --आधारः,--कूपी, _ धानम्‌,---धानी, मणिः 
स्याही रखने की बोतल, दवात,-जलम्‌ रोशनाई, 
--पण्यः लेखक, लिपिकार,--पथः कलम, लेखनी, 
-+प्रसू: (स्त्रीश) 1. लेखनी 2. स्याही की बोतल, 
-- वर्धनम्‌ लोबान । 

मसिकः [मसि-कन्‌] साँग का बिल । 

मसी [मसिन-डीप्‌] दे” ऊपर 'मसि'। सम०--जलम्‌ 
स्याही,--घानी दवात,--पटलम्‌ काजल लगाना 
--शिरसि  मसीपटलम्‌ दधाति दीपः --भामि० 
१।७४ । 

मसु (सू) रः [मस्‌+-उरन्‌, ऊरन्‌ वा] 1. एक प्रकार की 
दाल, मसुर 2. तकिया,-रा 1. मसूर की दाल 2. 
वेश्या, रंडी । 

मसुरिका [मसूर-+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वस्‌] 1. एक प्रकार का 
be रोग, खसरा a माहहत 3. कुट्टिनी, दूती । 

मसुरी [मसूर-डीष्‌] छोटी चेचक । 

मसृण हक ) [ऋण्‌ (दीप्ति) +-क,पृषो० साधुः] 1 

_ स्निग्ध, चिकना--मसृणचंदनचचितांगी--चौर० ७, 

या, सरस मसूणमपि मलयजपंकम्‌-गीत० ४ 2. 
मृदु, कोमल, सरल--उत्तर० १।३८ 3. सौम्य, मृदु, 
मघुरमसृणवाणि-गीत० १० 4. प्रिय, मनोहर 
--विनयमसूणो वाचि नियमः -- उत्तर० २२, ४।२१ 
5. चमकीला, उज्ज्वल--मा० १।२९, ४।२,--णा 
अलसी । 

मस्क्‌ (म्या० पर० मस्कृति) जाना, हिलना-जुलना । 

मस्करः [मस्क्‌+-अरच्‌] 1. बाँस 2. खोखला बाँस 3. गति, 
चाल 4. ज्ञान । 


मस्करिन्‌ (पुं०) [ मस्कर--इनि ] 1. सन्यासी या साधु, 
सन्यास आश्रम में वर्तमान ब्राह्मण --घारयन्‌ मस्क- 
रिब्रेतम्‌ -भाट्ट० ५।६३ 2. चन्द्रमा । 

सस्ज्‌ (तुदा० पर० मज्जति, मग्न-प्रेर० मज्जयति-इच्छा ० 
मिमक्षति) 1. स्नान करना, डुबकी लगाना, पानी में 
गोता लगाना -रघु० १५।१०१, भामि० २1९५ 
2. डूबना, ढलना, डूबजाना, नीचे बैठना, गोता लगाना 
(अधि० या कर्मे० कै साथ) सीदक्नंधे तमसि विधुरो 
मजञ्जतीवान्तरात्मा-उत्तर° ३1३८, मा० ९।३० 
-सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनेव मज्जति-मनु० ४८१, 
रघु० १६।५२ 3. डूबना, पानी में नष्ट होना 4. दुर्भा- 
म्यग्रस्त होना 5. हतोत्साह होना, निराश या उत्साह- 
हीन होना, उद्‌ - पानी से बाहर आना, दृष्टिगोचर 


होना, उठना-वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज--रघु० 
५।४३, १६।७९, कि० ९२३, शि० ९३०, 
नि--..डूबना, नीचे बैठना, ढल जाना (आलं से भी) 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌, तथा निमज्ज- 
तोऽघस्तादश्ौ दातृ प्रतीच्छकौ--मनु० ४।१९४, ५।७३, 
शोके मुहुश्चाविरतं ्यमांक्षीत्‌--भट्टिः ३1३०, १५। 
३१, शि० ९।७४ गीत० १ 2. घुल जाना, डूब जाना, 
ओझळ होना, नजर से बच निकलना,---एको हि दोषो 
गुणसन्निपाते निमज्जतींदोः किरणेष्विवांकः--कु० 
१।३ । 

भस्तम्‌ [ मस्‌--क्त ] सिर माथा । सम०--दारुं (नपुं०) 

देवदारु का पेड,--मूलकम्‌ गर्दन । 

मस्तकः, कम्‌ [ मस्मति परिमात्यनेन मस्‌ करणेत स्वार्थे क 

तारा०] 1. सिर, माथा, खोपड़ी-अतिलोभा (पाठा० 
तृष्णा) भिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके--पंच० ५।२२ 
2. किसी चोज की चोटी या सिर न च पर्वतमस्तके 
मनु ० ४४७, वृक्ष? चुल्ली? आदि । सम० -- आख्यः 
वृक्ष की चोटी,- ज्वरः,-शूलम्‌ तीब्र सिरवरदं, 
--पिडकः,--कम्‌ मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल पर 
का गोल उभार, - मूलकम्‌ गर्दन, --स्नेहः मस्तिष्क । 
मस्तिकम्‌ [= मस्तकम्‌, पृषो० इत्वम्‌ ] सिर । 
मस्तिष्कम्‌ [ मस्तं मस्तकम्‌ इष्यति स्वाधारत्वेन प्राप्तोति 
मस्त--ईष्‌--क, पृषो० ] दिमाग । सम० - त्वच्‌ 
(स्त्री०) मस्तिष्क पर चारों ओर लिपटी हुई 
झिल्ली । 

मस्तु (नपु०) [ मस्‌+-तुन्‌ ] 1. खट्टी मलाई 2. छाछ। 

सम०--लुंगः,-- गम्‌, - लुंगकः,- कम्‌ मस्तिष्क, 
दिमाग । 

मह्‌. 1 (म्वा० पर०, चुरा० उभ०-महति, महयति-ते, 
महित) सम्मान करना, आदर करना, बड़ा मानना, 
पूजा करना, श्रद्धा रखना, महत्त्वपूर्ण समझनः--गोप्तार 
न निधीनां महयंति महेश्वरम्‌ विबुधा:-- सुभा०, जयश्री 
विन्यस्तैमंहित इव मंदारकुसुमेः-गीत० ११, कु० 
५।२५, ५१२, कि० ५।७, २४, भट्टि० १०।२, रघु? 
११।४९। 

1 (म्वा० आ० महते) विकसित होना, वढ्ना । 

: [ मह्‌ घञर्थे क ] 1. उत्सव, त्योहार बंघुताहृदय- 
कौमुदीमहः-- मा० ९1२१, स खलु दूरगतोष्यतिवर्तते 
महमसाविति बंधुतयोदितंः-- शि० ६१९, मदनमहम्‌, 
रत्न० १ 2. उपहार, यज्ञ 3. भैसा 4. प्रकाश, कांति 
तु० 'महस्‌' से भी । 

महकः [ मह--कन्‌ | 1. प्रमुख पुरुष 2. कछुवा 3. विष्णु 

का नामान्तर। 

महत्‌ (वि०) (म० अ० महीयस्‌, उ० अ० महिष्ठ, कर्तृ ० 

(पुं) महान्‌ महान्तौ महांतः, कर्म» (ब० व० ) 


( ७८३ ) 


महतः) [ मह -+अति ] 1. बडा, वृहद्‌, विस्तृत, 
विशाल, विस्तीर्ण -महान्‌ सिंह: व्याघः आदि 2 
पुष्कल, यथेष्ट, विपुल, बहुत से,असंख्य--महाजनः, 
महान्‌, द्रव्यराशिः 3. लम्बा, विस्तारित, व्यापक, 
महातो बाहू यस्य स महाबाहुः इसी प्रकार महती 
कथा, महानध्वा 4. हृष्टपुष्ट, बलवान, ताकतवर 
जैसे महान्‌ वीरः 5. प्रचंड, गहन, अत्यधिक--महती 
शिरोवेदना, महती पिपासा 6. स्थूल, निबिड, सघन 
~महानंधकारः 7. महत्त्वपूर्ण, गुरुतर, भारी - मह- 
त्कार्यमुपस्थितम्‌, महती वार्ता 8. ऊँचा, उन्नत, 
प्रमुख,पुज्य, उदात्त महत्कुलम्‌, महान्‌ जन 
9. उत्ताल--महान्‌ घोषः, ध्वनिः 10. सबेरे 
या देर से -महति प्रत्यूषे, “प्रातःकाल सबेरै 


महत्यपराह्हे “दोपहर बाद देर में! 11. ऊंचा-महाघं 
(पुं) 1. ऊंट 2. शिव का विशेषण 3. (सांख्य में) 
महत्तत्त्व, बुद्धि तत्त्व (मन से भिन्न) सांख्य० द्वारा 
माने गये पच्चीस तत्वों में से दूसरा - मनु० १२1१४ 
सां० ३।८।२२ आदि नपुं० 1. बड़प्पन, अनन्तता, 
असंख्यता 2. राज्य, उपनिवेश 3. पवित्रज्ञान (अव्य०) 
बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुतज्यादा, अत्यन्त (विशे० 
महत्‌' शब्द तत्पुरुष समास के प्रथम पद के रूप में 
तथा कुछ अन्य स्थानों पर अपरिवतित ही रहता है, 
परन्तु कर्मधारय और बहुब्रीहि समासो में बदल कर 
“महा बन जाना है) । सम०-- आवासः विशालभवन, 
¬ भाझा ऊंची आशा,--आइचर्थं (वि०) अत्यंत 
आइचर्यंजनक,--आश्रयः बड़ों का सहारा, बड़ों की 
शरण,-कथ (वि०) बड़ों द्वारा कथित या उल्लिखित 
बड़े लोगों के मह में,-क्षेत्र (वि०) विस्तृत प्रदेश पर 
अधिकार करने वाला,--ताच्चम्‌ सांख्यों के पच्चीस 
तत्त्वों में से देसरा,--बिलम्‌ अन्तरिक्ष,--सेवा बड़ों 
की सेवा,--स्थानस्‌ ऊँचा स्थान, उन्नत स्थान । 


महती [ महत्‌ --डीष्‌ ] 1. एक प्रकार की वीणा 2. नारद 
की वीणा -- अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्महु:-शिशु० १1१० 
3. सफेद बगन का पौधा 4. बडप्पन, महत्त्व । 

महत्तर (वि०) [ महत्‌ --तरप्‌ | अपेक्षाकृत बड़ा, विशाल 
रः 1. प्रधान, मुख्य या सबसे बडा व्यक्ति अर्थात्‌ 
सम्माननीय पुरुष--उत्तर० ४ 2. कंचुकी या राज 
भवन का महाप्रतिहार 3. दरबारी 4. गाँव का मखिया 
या सबसे बडा आदमी । 

महत्तरक; [ महत्तर--कन्‌ ] दरबारी आदमी, किसी राज- 
भवन का महा प्रतिहार । 

महत्त्वम्‌ | महत्‌--त्व | 1. बड़ापन, विशालता, विस्तृति, 
महाविस्तार 2. शक्तिमत्ता, विभूति, ऐश्वर्य 3. आव- 
इयकता 4. उन्नत अवस्था, ऊँचाई, उन्नयन 5. गह- 
नता, प्रचण्डता, ऊँचा परिमाण । 


महनीय (वि०) [ मह -+-अनीयर्‌ | सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, प्रतिष्ठित, श्रीमान्‌, यशस्वी, उदात्त, 
श्रेष्ठ--महनीयश्यासत:--रघु० ३१६९, महनीयकीति 
"२२५! 

महंत: [ मह _--झच्‌ ] किसी पद का मुख्याधिष्ठाता । 

महद्‌ (महस्‌) (अव्य०) [ मह --अरु ] भूलोक से ऊपर 

लोकों में से चौथा लोक (स्वर और जनस्‌ के 

बीच का लोक) (इसी अर्थ में 'महर्लोक' शब्द भी) 

महल्लः, महल्लिकः [ अरबी भाषा से व्युत्पन्न शब्द महत्‌ 
--ला--क ] राजा के अन्तःपुर में रहने वाला 
खोजा या हिजड़ा । 

महल्लकः [ महल्ल--कन्‌ ] निर्बल, कमजोर, पुराना, 
--कः 1. राजा के अन्तःपुर का खोजा या हिजड़ा 
विशाल भवन, महल । 

महस्‌ (नपुं०) [ मह_+असुन्‌ ] 1. उत्सव, त्योहार का 
अवसर 2. उपहार, आहुति, यज्ञ 3. प्रकाश, आभा 
--कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमृत--मा० 
१।३, उत्तर० ४।१० 4. सात लोकों मे से चौथा 
--दे० 'महर्‌'। 

महस्वत्‌, महस्विन्‌ (वि०) [ महस्‌+-मतुप्‌, विनि वा ] 
भव्य, उज्ज्वल, चमकीला, प्रकाशयुक्त, आभामय । 

महा [ मह --घ--टाप्‌ ] गाय । 

महा [ कर्म? स० और ब० स० में प्रथम पद के रूप में, 
तथा कुछ अन्य अनियमित शब्दों के आरम्भ में 
प्रयुक्त 'महत्‌” का स्थानापन्न रूप ] (विशे० उन 
समस्त शब्दों की संख्या जिनका आदि पद “महा है, 
बहुत अधिक हैं; तथा और अनेक शब्द वन सकते 
हैं, उनमें से अपेक्षाकृत आवश्यक या जो कोई विशिष्ट 
अर्थ युक्त हैं, नीचे दिए गए हैं) । सम०--अक्षः शिव 
का विशेषण,--अंग (वि०) स्थूल, महाकाय (गः) 
1. ऊंट 2. एक प्रकार का वूहा, घूंस 3. शिव का 
नामान्तर,--अंजनः एक पहाड का नाम,-अस्ययः 
संकट का भारी खतरा, - अध्वनिक (वि०) 'दूर तक 
गया हुआ' महाप्रयात, मृत,--अध्वरः बड़ा यज्ञ, -- अन- 
सम्‌ भारी गाड़ी (--सः,--सम्‌) रसोई, - अनुभाव 
(वि०) महाप्रतापी, ओजस्वी, उदात्त, यशस्वी, 
महाशय, उदार, श्रीमान्‌--शि० शि० १।१७, श० 
३ 2. गुणवान्‌ ईमानदार, घर्मात्मा, (वः) प्रतिष्ठित 
या आदरणीय व्यक्ति,-अंतकः 1. मृत्यु 2. शिव का 
विशेषण, अंघकारः 1. घोर अन्धेरा 2. आध्यात्मिक 
अज्ञान,--अंध्राः (ब० व०) एक देश और उसके 
अघिवांसियों का नाम,--अन्वय,- अभिजन (वि०) 
उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्कुलोद्भव (यः,_-नः) 
उत्तम जन्म, ऊँचा कुल, - अभिषवः सोम का 
अत्यन्त खींचा हुआ रस,--अमात्यः (राजा का) मुख्य 


( ७८४ ) 


या प्रधानमंत्री,--अंबुरू: शिव का विश्येषण,--अंबुजम्‌ 
दस खरब,- अम्ल (वि०) बहुत खट्टा (--म्लम्‌) 
इमली का फल, - अरष्यम्‌ सुनसान जंगल, विशाल 
जंगल, -अर्घ (वि०) अतिमूल्यवान्‌, ऊँची कीमत 
वाळा (र्घः) एक प्रकार की बटेर, अर्ध्य (वि०) 
मूल्यवान्‌, कीमती,--अचिस्‌ (वि०) ऊँची ज्वालाओं 
वाळा, --अर्णवः 1. महासागर 2. शिव का नामान्तर, 
` --अर्दुब्म एक अरब- अह (वि०) 1. अतिमूल्य- 
वान्‌, बहुत क्रोमती--कु० ५११२ 2. अनमोल, अननु- 
मेय -- उत्तर» ६११, (-हुंम) सफेद चन्दन कौ 
लकडी,--अवरोहः वटवृक्ष,--अशनिष्वजः वत के रूप 
में एक बड़ा झंडा--रघु० ३।५६,- अशन (वि०) 
पेटू, मोजनभट्ट,--अह्सन्‌ (पुं०) मूल्यवान्‌ पत्थर, 
लाल, -अष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी, दुर्गाष्टमी, 
असिः बड़ी तलवार,--असुरी दुर्गा का नामान्तर, 
--अह्कः दोपहर बाद का समय,--आकार (वि०) 
विस्तीर्ण, विशाल, बड़ा,---आचार्य: 1. प्रधान अध्यापक 
शिव का विदेषण,---आढू्य (वि०) धनवान्‌, अमीर 
(-इय:) कदम्ब का वृक्ष, -आत्मन्‌ (वि०) 1. महाशय, 
महामनस्क, उदारचेता, महोदय, अयं दुरात्मा अथवा 
महात्मा कौटिल्यः--मुद्रा० ७, द्विषंति मन्दाइचरितं 
महात्मनां--कु० ५७७५, उत्तर? १४९ 2. श्रीमान्‌, 
पुज्य, श्रेष्ठ, प्रमुख (पुं. ) परमात्मा--मनु० १५४ 
(महात्मवत्‌ का भी वही अर्थं है जो 'महात्मन्‌' शब्द 
का),--आनकः एक प्रकार का बड़ा ढोल,--आनंदः, 
नन्दः 1. बडा हर्ष या उल्लास 2. विशेष कर 
मोक्ष का आनंद,--आपगा बड़ा दरिया,--आयुधः शिव 
का विशेषण,---आरम्भ (वि०) बड़े-बड़े कार्यों में 
हाथ में लेने वाला, साहसिक (-भः) कोई बड़ा साह- 
सिक कार्य,-आलयः 1. देवालय 2. पवित्र स्थान, 
आश्रम 3. बडा आवासस्थान 4. तीथंस्थान 5. ब्रह्म- 
लोक 6. परमात्मा (-या) एक विशेष देवता का 
नाम, - आशय (वि०) महात्मा, महामनस्क, उदार- 
चेता, उदात्तचरित्र -दै० महात्मन्‌ (-यः) 1. उदार- 
मना या उदारचेता व्यक्‍ति--महाशयचक्रवर्ती-भामि० 
१।७० 2. समुद्र,--आस्पद (वि०) 1. उत्तम पद 
पर अधिकार करने वाला 2. ताकतवर, बलवान्‌, 
आहवः बड़ा या महासंग्राम,--इच्छ (वि०) 1. 
उदारचेता, उदारमना महामना, उदात्तचरित्र--रघु० 
१८1३३ 2. महान्‌ उद्देश्य और आशाएँ रखने वाला, 
महत्त्वाकांक्षी, - इन्द्र: 1. महेन्द्र अर्थात्‌ महान्‌ इन्द्र 
कु० ५१५२, रघु० १३।२०, मनु० ७।७ 2. मुखिया 
या नेता 3. एक पर्वत श्रृंखला, “चापः इन्द्रधनुष, 
"नगरी इन्द्र की राजधानी अमरावती, “भेत्रिन्‌ (पुं ) 
बृहस्पति का विदोंषण,--इव्वास: बड़ा धनुर्धर, बडा 


मारी योद्धा भग० १।४, -- ईज्ञः,-ईक्ञानः शिव का नाम, 
= ईशानी पार्वती का नाम,--ईइवरः- 1, महाप्रभु, 
स्वामी 2. शिव का नामांतर 3. विष्णु का नाम, 
(-रो) दुर्गा का नाम,--उक्षः ('उक्षन्‌’ के स्थान 
पर) महाकाय बैल, हृष्टपुष्ट बेल--महाक्षतां वत्सतर: 
स्पृशब्रिव--रघु० ३।३२, ४२२, ६७२, शि० ५६३, 
-णउत्पलम्‌ एक बड़ा नील कमल,--उत्सवः: 1. एक 
बड़ा पर्वे, या हर्ष का अवसर 2. कामदेव,--उत्साह 
(वि०) ऊर्जस्वी, ओजस्वी, घेयंशाली (-हः) षेय, 
नाजवधिः 1. महासागर रघु० ३।१७ 2. इन्द्र का 
विशेषण "जः शंख, सीपी,--उदय (वि०) बड़ा समृद्धि 
शाली या भाग्यवान्‌, बड़ा यशस्वी या भव्य, अति- 
समृद्ध (-यः) 1. प्रोत्कर्ष, उन्नयन, बड़प्पत, समृद्धि 
+रघु० ८1१८ 2. मोक्ष 3. प्रभु, स्वामी 4. कान्य- 
कुब्ज या कन्नौज नामक जिला 5. कन्नौक की राजधानी 
का नाम 6. मधुपर्क,--उदर (वि०) बड़े पेट वाला, 
मोटा (-रम्‌) 1. बड़ा पेट 2. जलोदर,--उदार 
(वि०) अतिदानशील, या उदारचेता, वदान्य,-उच्चम 
(वि०) >-महोत्साह दे०,--उद्योग (वि०) अतिपरि- 
श्रमी, मेहनती, परिश्रमशील)--उन्नत (वि०) अत्यंत 
ऊँचा (-तः) पंखिया खजूर का वृक्ष,--उन्नतिः 
(स्त्री०) प्रकर्ष, उन्नयन (आलं० भी) उत्कृष्ट पद, 
--उपकारः बडा आभार,--उपाध्यायः मुख्य गुरु, 
विद्वान्‌ अघ्यापक,--उरगः बड़ा साँप--रघु० १२।९८, 
--उरस्क (वि०) विशाल वक्षस्थल वाला (-स्कः) 
शिव का विशेषण,--उल्का 1. एक बड़ा टूटा तारा 
2. बड़ी जलती हुई लकड़ी,--ऋद्धिः (स्त्री०) बडी 
समृद्धि या सम्पन्नता,--ऋषभः साँड,--ऋषिः 
1. बड़ा ऋषि या सन्त (मनु० १1३४ में यह शब्द 
मानवजाति के मूलपुरुष या दस प्रजापतियों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह “बड़ा ऋषि” के सामान्य 
अर्थ में भी प्रयुक्त होता है) 2. शिव का नाम, 
--ओष्ठ (महोष्ठ) (वि०) बड़े होठों वाला 
(ष्ठः) शिव का विशेषण,--ओजस्‌ बहुत ताकतवर, 
अतिबलशाली, प्रतापी, यशस्वी,--महोजसो मानधना 
धनाचिता:--कि० १।१९, (पुं.) बड़ा शूरवीर या 
योद्धा, मल्ल,-ओजसम्‌ विष्णु का चक्र,--ओषधिः 
(स्त्री?) 1. अमोघ औषधि का पौधा, अचूक दवा 
2. दूर्वा घास,--ओऔषधम्‌ सर्वोपरि उपचार, रामबाण, 
सब रोगों कौ अचूक दवा 3. अदरक 4. लहसुन 5. 
एक प्रकार का विष, वत्सनाभ,--करुछः 1. समुद्र 2. 
वरुण का नाम 3. पहाड़ का नाम, -कंदः लहसुन, 
-कपर्दः एक प्रकार की सीपी, कोडी, -- कपित्थः 1. बल 
का पेड़ 2. लाल लहसुन,--कंबु (वि०) बिल्कुल नंगा 
(बुः) शिव का विशेषण,--कर (वि०) 1. लंबे 


( ७८५ ) 


हाथों वाला 2. जिससे बहुत राजस्व मिलता हो--कर्णः 
शिव का विशेषण, -कर्मन (वि०) बड़े-बड़े काम करने 
वाला (पुं.) शिव का विशेषण,--करू शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया की रात, - कविः 1. कविशिरोमणि कालिदास 
भवभूति, बाण और भारवि आदि महाकवि 
2. शुक्राचार्यं का विशेषण --काम्तः शिव का विशेषण 
(ता) पृथ्वी,--काय (वि०) स्थूलकाय, बड़ा महा- 
काय, अतिकाय (--यः) १. हाथी 2. शिव का 
विशेषण 3. विष्णु का विशेषण 4. शिव का एक 
अनुचर, नंदी बैल,--कातिकी कातिक मास की पूर्णिमा, 
--कालः प्रलयकर्ता के रूप में शिव का एक रूप 2. 
एक प्रसिद्ध मन्दिर या शिव (महाकाल) का मन्दिर, 
('महाकाल' का यह मन्दिर उज्जैन में विद्यमान है, 
कालिदास ने अपने मेघदूत की रचना द्वारा इसे अमर 
कर दिया हे, वहाँ (महाकाल--शिव ) देवता, उसका 
मन्दिर, पूजा आदि के साथ-साथ नगरी का सचित्र 
वर्णन मिलता है तु० मेघ० ३०-३८, रघु० ६।३४ 
3. विष्णु का विशेषण 4. एक प्रकार की लोकी या 
कद्दू, “पुरम्‌ उज्जयिनी की नगरी, - काली दुर्गा देवी 
का डरावना रूप,--काव्यम्‌ लौकिक काव्य, महाकाव्य 
(इसके विषय में पूरा विवरण जो साहित्य शास्त्रियों 
ने किया हे सा० द० ५५९ में दे०) (महाकाव्य 
गिनती में पाँच हैं --रघुवंश, कुमारसंभव, किराता- 
जुंनीय, झिशुपालवघ, और नैषघचरित । यदि खंड- 
काव्य --मेघदूत भी सूचीमें सम्मिलित किया जाय 
तो छः महाकाव्य हो जाते हैं परन्तु यह गणना केवल 
परम्परा-प्राप्त, क्योंकि ed विक्रमांकदेवचरित 
और हरविजय आदि का भी मह/काव्य की दृष्टि से 
विचार किया जाने का समान अधिकार है), 
-- कुमारः राजा का सबसे बड़ा पुत्र, युवराज,-- कुल 
(वि०) सत्कुलोत्पन्न, उच्चकुलोड्भव, ऊंचे कुल में 
उत्पन्न (लम्‌) उच्चकुल में जन्म, ऊंचा कुल, - कुच्छम्‌ 
घोर साधना, भारी तपस्या,--कोशः शिव का विशेषण, 
~ ऋतुः महायज्ञ, \उदा० अश्वमेघ---रघु० ३।४६, 
--क्रमः विष्णु का विशेषण, - क्रोध: शिव का विशे- 
षण,-_क्षत्रषः महाराज्यपाल, उपशासक,- क्षीरः गन्ना, 
ईख,खबः,--र्वम्‌ (बड़ी संख्या सो खरब की संख्या) 
गजः बड़ा हाथी दे० दिक्करिन्‌, - गणपतिः गणेश 
देवता का एक रूप, - गंध: एक प्रकार की बेत (घम्‌) 
एक प्रकार को चन्दन की लकड़ी, - गबः सुरागाय, 
- गुण (वि०) अमोघ, अचूक (औषधि आदि), 
-- गृष्टिः विशाल डील की गाय, प्रः राहु का 
विशेषण, ग्रीवः 1. ऊँट 2. शिव का विशेपण,-ग्रीविन्‌ 
(पुं) ऊंट - घूर्णा खींवी हुई शराब,--घोषम्‌ मंडी, 
मेला (--बः) ऊंचा शोर, कोलाहल, गुलगपाडा, 
९९ 


--चकवतिन्‌ (पुं) सावंभोम नरेश,--यमूः (स्त्री०) 
विशाल सेत्रा,--छायः वटवृक्ष,-- जटः शिव का विशे- 
वण, - जत्रु (वि०) जिसकी हंसली की हड्डी बहुत 
बड़ी हो ( -त्रु) शिव का विशेषण,-- जनः 1. लोगों 
का समूह, बहुत से प्राणी, साघारण जनता--महाजनों 
येन गतः स पन्थाः -- महा० 2. जनसंख्या, मीड़-भाड़ 
--महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति - कु० ५७० 3. 
बड़ा आदमी, प्रतिष्ठित पुरुष, प्रमुख व्यक्ति--महा- 
जनस्य संसर्ग कस्य नोम्नति कारकः, पक्षपत्रस्थितं 
तोयं घत्ते मुक्ता फलश्रियम्‌ --सुभा० 4. किसी 
व्यवसाय का मुखिया 5. सौदागर, व्यापारी-- जातीय 
(वि०) ३. दानशील 2. उत्तम जाति का; 
= ज्योतिस्‌ (पुं.) शिव का विशेषण,-तष्स्‌ (पुं.) 1. 
कठोर तप करने वाला 2. विष्णु का विशेषण,--तलम्‌ 
नीचे के सात लोकों में से एक, दे० पाताल, 
तिक्तः निबवृक्ष,- तीक्ष्ण (वि०) अत्यंत तेज 
या तीव्र (क्ष्णा) भिलावाँ,--सेजस्‌ (वि०) 1. बड़ी मारी 
कांति या दीप्ति से युक्त 2. तेजस्वी, शक्तिशाली, 
शौर्ययुक्य (पुं०} 1. शूरवीर, योद्धा 2. अग्नि 3. 
कार्तिकेय का विशेषण (न०) पारा,/--इष्डः-- वतः 
1. बड़े दांतों वाला हाथी 2. शिव का विशेषण 
1. लंबी भुजा 2. भारी दंड दशा (मनुष्य के भाग्य 
पर) प्रबल ग्रह का प्रभाव, दारू (न पुं०) देवदारु 
वृक्ष,- देवः शिव का नामांतर (-- बो) पार्बती का 
नामांतर, -- दरुमः पीपल का वृक्ष, घन (वि०) 1. 
घनाढय 2. कीमती, मूल्यवान्‌ (--सम््‌) 1. (र 
2. गंघ, धूप 3. मूल्यवान्‌ वेशमूषा,-- धनुस्‌ (पु० 

शिव का विशेषण,--धातुः 1. सोनी 2. शिव का 
विशेषण 3. मेरु का विशेषण, --नटः शिव का विशेषण 
--नवः बड़ा दरिया,--नदी 1. गंगा, कृष्णा जैसी बड़ी 
नदी - संभूयाम्मोधिमम्येति महानद्या नगापगा-- शि० 
२।१०० 2. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक 
नदी,-नंदा 1. खींची हुई शराब 2. एक नदी का 
नाम,--नरकः इक्कीस नरकों में से एक,--नरूः एक 
प्रकार का नरकुल, नेजा.---नवसोआश्बिन शुक्ला 
नौमी, दुर्गानवमी,- नाटकम्‌ 'महानाटक' एक नाटक 
का नाम जिसे 'हनुमन्ताटक' (हनुमान्‌ के नाम से 
सवंप्रिय होन के कारण) भी कहते हँ, नादः 1. ऊची 
आवाज शोर 2. बड़ा ढोल 3. गरजने वाला बादल, 
4. शंख 5. हाथी 6. सिह 7. कान 8. ऊंट 9. शिव 
का विशेषण, (दम्‌) एक वाद्ययंत्र,- नासः शिव का 
विशेषण, ~ निद्रा 'महानिद्रा', मृत्य्‌,- नियमः विष्णु 
का विशेषण,-- निर्वाणम्‌ (बौद्धो के अनुसार) व्यष्टि- 
सत्ता का पूर्ण नाश,- निझा 1. आधीरात, रात का 
दूसरा या तीसरा पहर महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं 


( ७८६ ) 


अहरदयम्‌,- नीचः धोबी, -नील (वि०) गहरा नील 
(लः) एक प्रकार का नीलम या पन्ना--शि० १।१६, 
४। ४४, रघु० १८।४२, “उपल: नीलम, नृत्यः शिव 
का विशेषण, ज कोवा, Fo गरुड़ का विशेषण 
2. एक प्रकार की बतख, (--- उल्लू,--पंचमूलम्‌ 
पाँच पेड़ों की जड़ों का योग---बिल्वोस्निमन्य: 
इयोनाकः काइमरी पाटला तथा, सर्वेस्तु मिलितरेत: 
स्थान्महापंचमूलकम्‌, -- पञ्चविषम्‌ पाँच धातक 
विषों का योग--छुंगी च कालकूटश्च मुस्तको वत्स- 
नामकः, शंखकर्णीति योगोऽयं महापंचविषाभिषः, 
पचः मुख्य सड़क, प्रधान वीथी, राजमार्ग -- छु" 
७३ 2. अर्थात्‌ मृत्यु का मार्ग 3. कुछ 
के शिखर जहाँ से भक्त लोग स्वगंपथ प्राप्त करने के 
लिए अपने आपको फेंका करते थे 4. शिव का एक 
विशेषण, - कमः एक विशिष्ट बडी संख्या, (सौ पदा 
की संख्या ? ), 2. नारदका नामान्तर 3. कुबेर की 
नौ निधियों में से एक (शम्‌) 1. श्वेत कमल 2. एक 
नगर का नाम, “पतिः नारद का नामान्तर,--षराहहः 
देर में, दोपहर बाद,--पातकम्‌ बहुत बडा पाप, जघन्य 
अपराध -ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गुवंगनागमः, 
महान्ति पातंकान्याहुस्तत्संसगंश्च पंचमम्‌--मनु० 
११।५४ 2. कोई बड़ा पाप, या अतिक्रमण, - पात्रः 
प्रधान मंत्री, -पाइः शिव का विशेषण, - पाप्मन्‌ 
(वि०) अत्यंत पापपूर्ण या दुत्त, - पुंसः महान्‌ पुरुष 
न पुरुषः 1. बड़ा आदमी, एक प्रमुख या पूज्य व्यक्ति 
शब्दं महापुरुषसंविहितं निशम्य - उत्तर० ६।७ 
2. परमातमा 3. विष्णु क का विद्येषण,--पुष्पः एक प्रकार 
का कीडा, पूजा बड़ी पूजा, असाधारण हलक 
अनुष्ठित गहन पूजा, -- पृष्ठः एक ऊट, - प्रपंच: विश्व 
का विराटरूप, - प्रभ (ह) बड़ी भारी कान्ति वाला 
( -भः) दीपक का प्रकाश,--प्रभुः 1. परमेश्वर 2. 
राजा महाप्रभु 3. मुख्य 4. इन्द्र का विशेषण 5. शिव 
का विशेषण 6. का विशेषण,--प्रलयः 'महा- 
विघटन ब्रह्मा की जीवन समाप्ति पर विश्व का पूर्ण 
बिनाश जब कि अपने अधिवासियों सहित समस्त 
लोक, देव, सन्त, ऋषि आदि स्वयं ब्रह्मा समेत सभी 
विनाश को प्राप्त हो जाते हे ,--प्रसादः 1. एक बड़ा 
अनुग्रह 2. (भगवान्‌ की मूर्ति पर लगाया हुआ भोग) 
एक बड़ा उपहार,--प्रस्थानम्‌ इस जीवन से बिदा 
लेना, मृत्यु ऊंचा श्वास, या श्वासाधिक घ्वनि जो 
उष्म वर्षो के उच्चारण में की जाती हैं 2. इवासाति- 
रेक से युक्त वण--अर्थात्‌ ख्‌ घू छझ टू ढ थ्‌ घ्‌ फू भ्‌ 
शू ष्‌ स्‌ हू 3. पहाडी कोवा,--प्लवः भारी बाढ़, 
जलप्लावन,--कल (वि०) बहुत फल देने वाला (ला) 
कड़वी लौकी 2. एक प्रकार की बर्छी, (लम्‌) बडा 


फल या पुरस्कार,--बल बहुत मजबूत (लः) हवा 
(लम) सीसा “ईइवरः वर्तमान महाबलेश्बर के निकट 
स्थापित शिव का लिंग,--बाहु (वि०) लंबी भुजाओं 
वाला, शक्तिशाली (हुः) विष्णु का विशेषण,--बि 
(बि) लम्‌--1. अन्तरिक्ष 2. हृदय 3. जलकलश, 
घडा 4. विवर, गुफा,--बी (बी) अः शिव का विशेषण, 
“जो (वी) ज्यम्‌ मूलाघार,--बोधिः बौद्धभिक्षु, 
~अहयम्‌,- ब्रह्मन्‌ परमात्मा,--ब्राह्मणः 1. एक बड़ा 
या विद्वान्‌ ब्राह्मण 2. एक नीच या तिरस्करणीय 
ब्राह्मण,--भाग (वि०) 1. अतिभाग्यवान्‌, सोभाग्य- 
शाली, समृद्ध 2. श्रीमान्‌, पुज्य, यशस्वी--महाभाग: 
कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ--श० ५1२०, मनु० 
३1१९२ 3. अत्यन्त निर्मल या पवित्र, अत्यंत गुणवान्‌, 
मागिन्‌ (वि०) अतिभाग्यवान्‌ या समृद्ध,--भारतम्‌ 
प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमें धृतराष्ट्र और पांड के पुत्रों 
की प्रतिद्वन्द्रिता और संघर्ष का वर्णन है (इसमें अठारह 
पर्व या अध्याय है, कहा जाता है कि इसकी रचना 
व्यास ने की, तु० “भारत” शब्द की भी ),--भाष्यम्‌ 
1. एक बड़ी टीका 2. विशेषकर पाणिनि के सूत्रों पर 
पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य (विस्तृत टीका), 
~ भीमः राजा शान्तनु का विशेषण,--भोरः एक प्रकार 
का कीड़ा, गुबरेला,--भुज (वि०) लम्बी भुजाओं 
वाला, शक्तिशाली,--भूतम्‌ मूलतत्त्व--दे० भूत-तं 
वेघाविदषेनूनं महाभूतसमाधिना--रघु० १।२६, मनु ० 
१।६, ( एक बड़ा जानवर,- भोगा दुर्गा का 
विशेषण,--मणिः क्रीमती या मूल्यवान्‌ मणि, आभूषण, 
जवाहर, भति (वि०) 1. उच्चमनस्क 2. चतुर 
(लिः) बृहस्पति का नाम,--मद (वि०) नहो में 
अत्यन्त चूर (--दः) मतवाला हाथी, --मनस्‌,-- मनस्क 
(वि०) 1. उच्चमना, उदात्तमनस्क, उदाराशय 
2. उदार 3. घमण्डी, अभिमानी (पुंश) 'शरभ' नाम 
का एक कल्पनाप्रसूत जन्तु,-मंत्रिन्‌ (पुं०) प्रधानमन्त्री, 
मुस्यमन्त्री। महोपाध्यायः 1. बहुत बड़ा उपाध्याय, 
अध्यापक, महापंडित, विद्वान्‌ और प्रसिद्ध पंडितों को 
दी जाने वाली उपाधि - उदा० महामहोपाध्याय- 
मल्लिनाथ सूरि आदि, -मांसम्‌ “मूल्यवान्‌ मांस’ 
विशेषकर नरमांस-मा० ५।१२,--मात्रः 1. राज्य का 
बड़ा अधिकारी, उच्च राज्याधिकारी, मुख्यमन्त्री 
मन्त्रे कर्मणि भूषायां विने माने परिच्छदे, मात्रा च 
महती येषां nbs Bs ते स्मृताः --मनु० ९1२५९ 
2. महावत, हाथियों पर रखने वाला---पंच० 
१।१३१ 3. हाथियों का अधीक्षक (त्री) 1. मुख्यमन्त्री 
की पत्नी 2. आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, मायः विष्णु 
का विशेषण,--भाया सांसारिक कारण भूता अविद्या 
जिससे यह समस्त भौतिक जगत्‌ वास्तबिक प्रतीत 


( ७८७ ) 


होता है, --मारी हुडा, बवाई रोग, संक्रामक बीमारी, 
-महेश्वरः शिव या महेश्वर का बड़ा भक्त,--सुखः 
मगरमच्छ, घड़याल, - मुनिः बड़ा ऋषि 2. व्यास 
(नपुं०--नि) आयुर्वेद की जड़ीबूटी,--मू्न्‌ (युं०) 
शिव का विशेषण, - मूलम्‌ एक बड़ी मूली (छः) एक 
प्रकार का प्याज,--मभूल्य (वि०) अत्यन्त क्रीमती 
(ल्यः) लाल, -- मृगः 1. कोई भी बड़ा जानवर 
2. हाथी, --मेवः मूंगे का पेड,--मोहः मन का भारी 
आकर्षण (--हा) दुर्गा का विशेषण, - यज्ञः महायज्ञः 
गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पांच यज्ञ या और कोई 
घर्मक्ृत्य--अघ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्षणम्‌, 
होमो दैवो (देवयज्ञः) बलिभौतो (भूत यज्ञः) नृयज्ञोऽ 
तिथिपूजनम्‌ -मन्‌० ३।७०-७२,-यमकम्‌ 'बृहद्यमक' 
अर्थात्‌ किसी इलोक के चारों चरण जहां शब्दश: एक 
से हैं, परन्तु अर्थतः भिन्न हे, उदा० दे० कि० १५।५२, 
यहां विकाशमीयुजंगतीशमाग्रंणा? पंक्ति के चार 
भिन्न २ अर्थ है, तु० भट्टि १०।१९ की भी, - यात्रा 
“बड़ी तीर्थयात्रा’ काशी यात्रा, मृत्यू, याम्यः विष्णु 
का विशेषण,-- युगम्‌ 'बृहद्‌ युग’ मनुष्यों के चार 
युगों का समाहार अर्थात्‌ ३२०००० मानववषं, 
~~ योगिन्‌ (पुं) 1. शिव का विशेषण 2. विष्णु 
का विशेषण 3. मुर्गा,--रजतम्‌ 1. सोना 2. धतूरा, 
~-रजनम्‌ 1. केसर 2. सोना,--रत्नम्‌ बहुमूल्य 
रत्न, रथः 1, बड़ी गाड़ी या रथ 2. बड़ा योद्धा या 
नायक--कुतः प्रभावो घनंजयस्य महारथजयद्रथस्य, 
Pi त - वेणी० २, रघु० ९१, शि० 
३।२२ (महारथ की विजावा पः दशसहस्राणि 
योधयेद्यस्तु धन्विनां, शन्त्रशास्त्रप्रवीणश्च विज्ञेयः 
स महारथः ),-रस (वि०) अत्यन्त रसीला (सः) 
1. गन्ना, ईख 2. पारा 3. बहुमूल्य घातु (सम्‌) 
चावलों का जायकेदार मांड,--राजः 1. बड़ा राजा, 
प्रभु, या सम्राट्‌ 2. राजाओं या बड़े २ व्यक्तियों को 
ससम्मान संबोधित करने की रीति (महाराज, देव, 
प्रभु, महामहिम), “चूतः एक प्रकार का आम, 
~ राजिकाः (पुं०, ब० व०) एक देवसमूह का विशे- 
षण (गिनती में यह देव २२० या २३६ माने जाते 
हैं),-रा्नो मुख्य रानी, राजा की प्रधान पत्नी, 
रात्रिर (स्त्री०) दे० ea 
1. 'महाराष्ट्र' भारत के पश्चिम में मराठों का एक 
देश 2. महाराष्ट्र देश के अधिवासी, मराठे (ब० व०) 
(ष्ट्री) मुख्य प्राकृत बोली, महाराष्ट्र के अघिवासियों 
की भाषा--तु० दण्डी-महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं 
प्राकृतं विदु:--काव्या ० १॥३४,--रूप (वि०) रूप 
में बलवान्‌ (पः) 1. शिव का विशेषण 2. राल, 
¬ रेतस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, - रोड (वि०) 


वडा डरावना (-त्री) दुर्गा का विशेषण,--रोख: 
इक्कीस नरकों में से एक--मनु० ४।८९-९०,-. लक्ष्मी 
1. नारायण की शक्ति या महालक्ष्मी 2. दुर्गापूजा के 
उत्सव पर दुर्या बनने वाली कन्या,--लिगम्‌ बृहल्लिग 
(गः) शिव का विशेषण,--लोलः कौवा,--लोहम्‌ 
चुम्बक) - वनभ्‌ 1. एक बड़ा जंगल 2. विध्यवन मे 
एक बड़ा जंगल, --वराहः “महावराह” विष्णु का विशे- 
षण, तृतीय अवतार “वराह शूकर' के रूप में,--बसः 
शिशुमार, सूंस,-- वाक्यम्‌ 1. लंबा वाक्य 2. अवि- 
च्छिन्न रचना या कोई साहित्यिक कृति 3. महदर्थं 
प्रकाशक वाक्य--जैसे तत्त्वमसि, ब्रहावेद सवम्‌ आदि, 
शातः आंधी, झंझावात, वातिकम्‌ पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन द्वारा रचित वातिक,-- विदेहा 
योगदर्शन में प्रदर्शित मन की अवस्थाविशेष या वत्ति 
विशेषः, विभाषा सविकल्प नियम,-विषुवम्‌ मेघ की 
संक्रान्ति “संक्रान्ति वसन्तविषुव (जब सूर्यं मीन राशि 
से मेषराशि पर संक्रमण करता है), बोरः 1. बड़ा 
शूरवीर या योद्धा 2. सिंह 3. इन्द्र का वञ् 4. विष्णु 
का विशेषण 5. गरूड़ का विशेषण 6. हनुमान्‌ का 
विशेषण 7. कोयल 8. सफेद घोड़ा 9. यज्ञाग्नि 
10. यज्ञपात्र 11. एक प्रकार का बाज पक्षी,-- वीर्या 
सूयं की पत्नी संज्ञा का विशेषण, --बयः भारी बैल, 
साँड,-- बे (वि०) बहुत तेज, प्रवलवेग वाला (गः) 
1. लंबी चाल, प्रबल वेग 2. लंगूर 3. गरूड पक्षी, 
वेल (वि०) तरंगमय,-- व्याधिः (स्त्री०) 
1. भारी बीमारी 2. (काला कोढ़) कोढ़ का भयानक 
रूप,--व्याहूतिः (स्त्री) अत्यंत गूढ शब्द अर्थात्‌ 
भूर्‌, भुवस्‌ और स्वर्‌,- व्रत (वि०) अत्यंत घर्म- 
निष्ठ, कठोरतापूर्वक ब्रत का पालन करने वाला 
(तम्‌) 1. महाद्रत, बहुत वड़ा कठिन दत, महान्‌ धर्म- 
कृत्य का पालन 2. कोई भी महान्‌ या प्रधान कर्तव्य 
--प्राणेरपि हितावृत्तिरद्रोहो व्याजवर्जनम्‌, आत्मनीव 

प्रियाघानमेतन्मेत्ीमहाब्रतम्‌-महावी० ५॥५९,--ब्रतिन्‌ 
(पुं) 1. भक्त, संन्यासी 2. शिव का विशेषण, 
--शक्तिः 1. शिव का विशेषण 2, कार्तिकेय का 
विशषण,--शंखः 1. बड़ा शंख--मग० १११५ 
2. कनपटी की हड्डी, मस्तक 3. मानव अस्थि 
4. विशिष्ट ऊँची संख्या, --झठ: एक प्रकार का घतूरा, 
- शब्द (वि०) ऊँची ध्वनि करन वाला, अत्यंत 
कोलाहलपूर्ण, ऊषम मचाने वाला, ल्कः समुद्री 
केकड़ा या झींगा मछली मन्‌० ३।२७२,--शालः 
बड़ा गृहस्थ,-- शिरम्‌ (पुं०) एक प्रकार का सांप, 
~ शुक्तिः (स्त्री०) मोतियों की सीपी,---शुक्सा 
सरस्वती का विशेषण,--शुश्नम्‌ चाँदी, (स्त्री० 
जी) 1. उच्चपदस्थ शूद्र 2. गवाला,--क्मझानम्‌ 


( ७८८ ) 


वाराणसी का विशेषण,- अमणः बुद्ध का विशेषण, 
--ज्ष्वासः एक प्रकार का दमा, - श्वेता 1. सरस्वती का 
विशकण 2. दुर्गा का विशेषण 3. सफेद खांड, - संक्रांति: 
(स्त्री०) मकर संक्रान्ति,--सती बड़ी सती साध्वी स्त्री, 
- सस्ता असीम अस्तित्व, - सत्यः यम का विशेषण, 


--सस्‍्यः कुबेर का विशेषण, संधिविग्रहः शान्ति | 


और युद्ध के मन्त्री का पद, - सेन्नः कुबेर का विशेषण, 
-- सर्जे: कटहल,-सांतपनः एक प्रकार की घोर तपस्या 
“दै० मनु ० ११।२१२,-- सांघिविग्रहिकः शान्ति और 
युद्ध का (परराष्ट्र) मंत्री,--साशः एक प्रकार का 


खर का वृक्ष, -सारयिः अरुण का बिशेषण,---साहसम्‌ | 


अतिसाहस, बलात्कार, अत्यधिक दिलेरी,-साहसिकः 
डाकू, बटमार, साहसीलूटेरा,-सिहः शरम नाम का 
एक कथा से वणित जन्तु,-सिद्धिः (स्त्री) एक 
प्रकार की जादू की शक्ति,- सुखम्‌ 1. बड़ा आनन्द 
2. संभोग,--सूक्ष्मा रेत,-सूतः सैनिक ढोल,--सेन: 1. 
कातिकेय का एक विशेषण 2. विशाल सेना का सेना- 
पति ( -ना बड़ी सेना, --स्कंघः ऊंट,-- स्थली 
पृथ्वी,- स्थानम्‌ बड़ा पद,-स्वनः एक प्रकार का ढोल 
-- हुंसः) विष्णु का विशेषण,--ह॒विस्‌ (नपुं०) धी, 
हिमवत्‌ (पं) एक पहाड़ का नाम । 

महिका [मह -†कवन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] कोहरा, धुंध । 

महित (भू० क० कु०) [ मह. --क्त ] सम्मानित, पूजित, 
बहुमानित, श्रद्धेय --दे० मह ,-_तम्‌ शिव का त्रिशूल । 

महिमन्‌ (पुं०) [ महत्‌ + इमनिच्‌ टिलोपः ] 1. बड्प्पन 
आलं से भी) --अयि मलयज.महिमायं कस्य गिरामस्तु 
विषयस्ते--भामि० १११ 2. यश, गौरव, ताकत, 
शक्ति कु० २।६, उत्तर० ४।२१ 3. ऊँचा पद, उन्नत 
पदवी, या ऊंची प्रतिष्ठा 4. सिद्धियो में से एक-अपना 
शरीर फुलाना-दे० सिद्धि । 

महिरः [ मह --इलचू, लस्य रत्वम्‌ ] सूर्य । 


महिला [ मह --इलच्‌-टाप्‌ ] 1. स्त्री 2. मदमत्त या | 


विलासिनी स्त्री--विरहेण विकलहृदया निर्जलमीना- 
यते महिला - भामि० २1६८ 3. प्रियंगु नाम की लता 


4. एक प्रकार का गंघद्रव्य या सुगंधित पौधा | 


-र्‍रेणुका । सम०--आह वया प्रियंगु लता । 


सहिलारोप्यम्‌ दक्षिण भारत में स्थित एक नगर का 
नाम । 
अहिषः [ मह --टिषच्‌ ] 1. भेसा (यम का वाहन माना 


जाता हैं) गाहन्ताँ महिषा निपानसलिल्डुंगमुंहुस्ता- | 


डितबू - श० २।६, एक राक्षस का नाम जिसे दुर्गा 
ने मार गिराया था । सम०--अर्दैनः कातिकेय का 
विञ्ञेषण,--असुरः महिष नाम का राक्षस °घातिनी, 
“यती, “मदनी, “सूबनी दुर्या के विशेषण, घ्नी 
दुर्गा का विशेषण, - ध्व्ः यम का विसेषण,--- पालः, 


! - पालकः भेस रखने वाला, - बहुन:-- वाहनः यम के 

विसेषण--कृतान्तः कि साक्षान्महिषवहनोऽसाविति. 

। पुन:--काव्य० १० | 

महिषी [ महिष +-डीष्‌ ] 1. भैंस, मनु० ९1५५, याज्ञ० 
२1१५९ 2. पटरानी, राजमहिषी--महिषीसख:--रघु ० 
११४८ २1२५, ३।९ 3. रानी 4. पक्षी को मादा 
5. स्त्रीदासी, सेविका, सेरंघ्री 6. व्यभिचारिणी स्त्री 
7. अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति से अजित घन-तु० 
माहिषिक । सम०---पालः भँसों के रखने वाला, 
- स्तम्भः भस के सिर से अलंकृत खंबा । 

महिष्मत्‌ ( वि०) | महिष--मतुप्‌, पृषो टिलोपः ] 
बहुत सी भैसे रखन वाला, या जहाँ भैसे बहुतायत 
से हों । 

महो [ मह --अच्‌ --डीष्‌ ] 1. पृथ्वी-जेसा कि महीपाल 
और महीभृत्‌ आदि में--मही रम्या शय्या-भतु० 
३।७९ 2. भूमि, मिट्टी 3. भूसम्पत्ति, ज॒मीन-जायदाद 
4. देश, राज्य 5. एक नदी का नाम जो खंबात की 
खाड़ी में गिरती हूँ 6. (ज्या० मे) समतल आकृति 
की आधघाररेखा | सम० --इनः, - ईश्वर: राजा,-न न 
मही नमहीनपराक्रमम्‌-रघु० ९।५,--कंपः भूचाल 
क्षित्‌ ( पुं० ) राजा, प्रमु =-रघु० १११, ८५, १९। 
२० --जः 1. मंगलग्रह 2. वृक्ष (जम्‌) हरा अदरक, 
-:तलस्‌ घरातल,--बुर्येम्‌ मिट्टी का किला, भूदुगे 
--धर: 1. 1. पहाड--रघु० ६।५२, कु० ६।८९ 2. 
विष्णु का विशेषण, --- प्र: 1. पहाड़ भर्तुं ० २।१०, शि० 
१५।२४, रघू० 00०० १३।७ 2. विष्णु का विशेषण, 

नाथः, पः, - पतिः, - ०), ~ मघवन्‌ 

(पुं०),--महेन्ह: राजा - मा हर र २1३४, 
६1१३,- पुत्रः+ सुतः,- सुनुः 1. मंगलग्रह 2. नरका- 
सुर का विशेषण, - पुत्री, - सुता सीता का एक विशे- 
षण, - प्रकंपः भूचाल, - प्ररोहः, - व्ह. (पुँ०)- दहः 
वृक्ष कि० ५१०, शि० २०४९, - प्राचोरम्‌, - प्रावरः 
समुद्र,--भर्तू ( पुं) राजा, भृत्‌ ( पुं) 1. पहाड़ 
-कु० १२७, कि० ५।१ 2. राजा, प्रभु, ~ लता 
केचुआ,--सुरः ब्राह्मण । 

। महीयस्‌ (वि०) [म० अ०, महत्‌--ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत 

। बडा, विशाल, अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाशी भारी 

या महत्त्वपूर्ण अधिक ताक़तवर, मजबूत पुं० महामना, 

उदारचेता - प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्य 

समुन्नति यया - कि० २२१, शि० २।१३। 

| महीला, महेला [== महिला, पृषो० साधुः] स्त्री, नारी । 

| सा (अव्य) [ मा-+क्विप्‌ ] प्रतिषेधबोधक अव्यय, 

(मकारात्मक विरलतः) प्राय: खोट्‌ लकार की किया 

| के साथ जुड़ा हुआ --यद्वाणि मा कुरु विवादमनादरेण 

““भामि० ४४१, (क) लुङ लकार की क्रिया के साथ 


{ ७८९ ) 


जबकि उसके आगम 'अकार' का लोप भी हो जाता 
है--पापे रति मा कृथा:--भतृ ० २।७७, मा मूमुहत्‌ 
खल्‌ भबंतमनन्यजन्मा मा ते मलीमसविकारघना 
मतिर्भूत्‌ --मा० १३२ (ख) लड लकार की क्रिया 
के साथ भी (यहाँ भी आगम 'अकार' का लोप हो 
जाता हे) मा चैनमभिभाषथाः राम» (ग) लुट्‌ 
लकार या विधि लिङ की क्रिया के साथ भो, 'ऐसा 
न हो कि' 'ऐसा नहीं कि” अथं को प्रकट करने में 
“लघु एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते 
पतिष्यति--श० २, मा कर्चिन्ममाप्यनथो भवेत्‌ 
-पँच० ५, मा नाम देव्याः किमप्यनिष्टमृत्पन्न 
भवेत्‌ -- का० ३०७, (घ) जब अभिशाप अभिप्रेत 
हो तो शत्रन्त (वर्तमानकालिक विशेषण) के रूप 
में प्रयुक्‍्त---सा जीवन्य: परावज्ञादुःखदग्घोऽपि जीवति 
--क्षि० २४५ या (ङ) संभावनाथंक कर्मवाच्य- 
प्रत्ययांत क्रियाओं के साथ-मंवं प्रार्थ्यंमू, भा कभी कभी 
बिना किसी क्रिया की अपेक्षा किये प्रयुक्त होता हैं 
--मा तावत्‌ 'अरे ऐसा मत (कहो) मा मेवम्‌ मा 
नामरक्षिण:--मृच्छ« ३, 'कहीं कोई पुलिस का 
आदमी न हो' दे० 'नाम' के अन्तर्गत । कभी कभी 
“मा' के वाद “सम” लगा दिया जाता हुँ, और उस 
समय क्रिया में लङ, या लूड लकार का प्रयोग होता 
हे तथा आगम 'अकार” का लोप हो जाता है, विधि- 
लिङ, के साथ प्रयोग बिरलतः देखा जाता है - क्लैब्यं 
मा स्म गमः पार्थ - भग० २।३, मास्म प्रतीपं गमः 
“श० ४।१७, मास्म सीमंतिनी काचिज्जनयेत्पृत्रमी- 
दृशम्‌ । 


मा {मा--क+-टाप्‌] 1. धन की देवी लक्ष्मी-तमाखुपत्र 


राजेन्द्र भज मा ज्ञानदायकम्‌ - सुभा० 2. माता 3. 
माप। सम०--पः-पतिः विष्णु के विशेषण । 


मा (अदा० पर०, जुहो०, दिवा» आ०--माति, मिमीते, 


मीयते, मित) ५. मापना न्यधित मिमान इवार्वानि 
पदानि शि० ७।१३ 2. नापतोल करना; चिह्न 
लगाना, सीमांकन करना-- दे» 'मित' 3. (डील डौल 
में) तुलना करना, किसी भी मापदण्ड से मापना 
= कु० ५।१५ 4. अन्दर होना, अन्दर स्थान ढूंढ़ना, 
युक्‍त या सहित होना--तनौ ममूस्तत्र न कॅटभद्विवः 
तपोघनाभ्यागमसंभवा मुदः-शि० १।२३, वृद्धि गतेऽ- 
प्यात्मनि नेव मांती: - ३।७३ १०।५०, माति मातुम- 
शक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते काव्य० १० - प्रेर० 
(मापयति-ते) मपवाना, नाप करवाना - एतेन माप- 
यति भित्तिषु कर्ममार्गम्‌ -मुच्छ० ३1१६, इच्छा० 
(मित्सति-ते) मापने की कामना करना । अनु -, 
1. अनुमान लगाना, घटाना (कुछ कारणों के आघार ! 
पर) घूमादरिनिमनुमाय--तरक०, कु० २।२५, अन्दाज 


लगाना, अटकल लगाना--अन्वमीयत शुद्धेति शांतेन 
वपुषेव सा--रधु« १५१७७, १७।११ 2. समाधान 
करना, पुनमिखित करना, उप--, तुलना करना, 
समानता करना--तेनोपमीयेते तमालनीलम्‌ - - शि० 
३।८, स्तनौ मांसग्रंथी कनककल्शावित्युपमितौ 
¬ भतुं० ३।२०, निसु -. , बनाना, सृजन करना, 
अस्तित्व में लाना - निरमात्‌ प्रभवेन्मनोहरमिदं 
रूपं पुराणो मुनि:--विक्रम० १।४, यस्मादेष 
सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निमितो नुपः--मनु० ७1५ 
१।१३ 2. (क) बनाना, रूप बनाना, संरचना 
करना - स्नायुनिमिता एते पाशा:-हि० १ (ख) 
बसाना, (नगर पुर आदि) नई बस्ती बसाना--निमंमे 
निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः-रघु० १५।२८ 
3. उत्पन्न करना, पैदा करना,--शलाकाञ्जननिर्मितिव 
-कु०४४७, निर्मातु मर्म-व्यथाम्‌-गीत० ३ 4. रचना 
करना, लिखना--स्वनिमितया टीकया समेतं काव्यम्‌ 
5. तैयार करना, निर्माण करना, परि--, 1. मापना 
2. माप कर निशान लगाना, सीमांकन करना, 
प्र--, 1. मापना 2. सिद्ध करना, स्थापित करना, 
प्रदशित करना, सम्‌--, 1. मापना 2. समान बनाना, 
बराबर बराबर करना--कान्तासंमिततयोपदेशयुजे 
-ण्काव्य० १, देऽ संमित 3. समानता करना, तुलना 
करना 4. युक्त या सहित होना- मृणालसूत्रमपि ते न 
संमाति स्तनान्तरे-सुभा०। 


मांस्‌ (नपुं०)[? | मांस (इस शब्द के पहले पाँच वचनों 


के रूप नहीं होते, और उसके पश्चात्‌ इसके स्थान 
में विकल्प से 'मांस' आदेश हो जाता है ।) 


मासम्‌ [मन्‌ +-स दीघेश्च] 1. मांस, गोइत,-समांसो मधुपर्क: 


उत्तर० ४ (इस शब्द की व्युत्पत्ति की उद्धावना 
मनु० ५।५५ में इस प्रकार की गई हे-मां स भक्ष- 
यिताऽमृत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌, एतन्मांसस्य मांसत्वं 
प्रवदन्ति मनीषिणः ) 2. मछली का मांस 3. फल 
का गूदा,--सः 1. कीड़ा 2. मांस बेचनेवाली एक वर्ण 
संकर जाति । सम०--अद्‌--अव---आदिन-भक्षफ 
(वि०) मांस खाने वाला, आमिषभोजी (जैसे कि एक 
जानवर) --भट्रि> १६।२८, मनु० ५।१५--- अर्गलः 
~ लूम्‌ मांस का टुकड़ा जो मुंह से नीचे लटकता है, 
--अशनम्‌ मांस खाना, आहारः पाशव भोजन, 
~ उपजोविन्‌ (पुं०) माँस बेचने वारा, ओदनः 
1. मछली का भोजन 2. मांस के साथ पकाये हुए 
चावळ,--कारि (नपुं०) रक्त, - ग्रन्थिः मांस की 
गिल्टी, जम्‌, तेजस्‌ (नपु० ) चर्बी, वसा,--ब्राविम्‌ 
(षुं) खटमिट्ठा चोका, खट्टी भाजी,-- निर्यासः 
झरीर के बाल, - पिटकः,--कम्‌ 1: मांस की टोकरी 
- मांस का बड़ा ढेर, पित्तम्‌ हड्डी,- पेशी 1. पृद्ठा 


( ७९० ) 


2. मांस का टुकड़ा 3. आठ से चौदह दिन तक के 
गर्भे का विशेषण, -भेत्त,--भेदिन्‌ (वि०) मांस 
काटने वाला, - योनिः रक्त-मांस से बना जीव, 
--विक्रयः मांस की विक्री, - सारः,--स्नेहः चर्वी, 
वसा, - हासा खाल, चमड़ा । 

मांसल (वि०) [मांस--लच्‌ | 1. मांस से भरा हुआ, 
2. पुट्ठेदार, मोटा ताजा, बलवान्‌, हुष्टपुष्ट-उत्तर० १ 
3. स्थूलकाय, मजबूत, शक्तिशाली -शाखाः शतं 
मांसलाः --भामि० १३४ 4. (ध्वनि की भांति) 
गहरा--उत्तर० ६।२५ 5. महाकाय, हट्टाकट्टा - मा० 
९।१३। 

मांसिकः [मांसं पण्यमस्य ठक्‌] कसाई, मांस विक्रेता । 
माकन्द: [मा--किप्‌ माः परिमितः सुघटितः कन्द इव 
फलं अस्य] आम का पेड--भामि० १।२९,--दी 
1. आँवले का पेड़ 2. पीला चन्दन 3. गंगा के किनारे 
स्थित एक नगर का नाम । 

माकर (वि०) (स्त्री०--री) [मकर+-अण्‌] मगरमच्छ से 
संबद्ध, माघ मास से संबद्ध । 

साकरन्द (वि०) (स्त्री०-न्द) [मकरन्द --अण्‌] फूलों के रस 
से प्राप्त या, पुष्परस से संबद्ध, शहद से भरा हुआ, 
मघुमिश्रित- मा० ८।१, ९१२ । 

साकलिः (पुं०) 1. इन्द्र का सारथि मातलि 2. चन्द्रमा । 

माकि (क्षी) क (वि०) (स्त्री०-की) [मक्षिकाभिः संभृत्य 
कृतम्‌ अण्‌ पक्षे नि० दीर्घः] मघुमनिखियों से उत्पन्न 
या प्राप्त,-कम्‌ 1. मधु--भामि० ४३३ 2. मधु 
की भांति एक खनिज पदार्थ । सम०- आश्रयम्‌, 
जम्‌ मोम,-फलः एक प्रकार का नारियल,--शकरा 
कंदयुक्त खांड । 

मागध (वि०) (स्त्री०-धी) [मगघ-{-अण्‌] मगघ देश में 

वाला, या उससे संबद्ध, या मगघ के अधिवासी, 

"षः 1. मगघ का राजा 2. एक मिश्रजाति (कहा 
जाता हे कि यह्‌ जाति वेश्य पिता और क्षत्रिय माता 
की संतान, इस जाति का कतव्य कर्म व्यावसायिक 
भाटों का कार्य है )-मनु० १०।११।१७, बाज्ञ ० १।९४ 
3. चारण या बन्दीजन,-घाः (ब० व०) मगघ के 
अधिवासी,--धो 1. मगध देश की राजकुमारी--रघु० 
११५७ 2. मागघी भाषा, चार मुख्य प्राकृतों में से 
एक 3. बड़ी पीपल 4. सफद जीरा 5. परिष्कृत खांड 
6. एक प्रकार की चमेली 7. छोटी इलायची । 

मागधा, भागधिका [ मागध+टठाप्‌, मागघ-[-ठक्‌--टाप्‌ ] 
बड़ी पीपल । 

सागधिकः [ मगघ-{-ठक्‌ ] मगघ का राजा । - 

माघः [ मघानक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी माघी साऽत्र मासे अण्‌ ] 
1. चान्द्रवर्षं के एक महीने का नाम (यह जनवरी- 
फरवरी मास में आता है) 2. एक कवि का नाम 


जिसने शिशुपालवध या माधकाव्य की रचना की 
(कवि ने शि» २०।८०-८४ में अपने कुल का वर्णन 
इस प्रकार किया है--श्रीशब्दरम्यकृतसर्गसमाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेशचरितकीतेनचार माघः pa लेल - 
कीतिदुराशयादः काव्यं व्यधत्त दि > 
नम्‌ )-उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌, दण्डिनः 
पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: - उद्धट,-घी माष 
मास की पूर्णिमा । 

माघमा (स्त्री०) मादा केकड़ा । 

माधवन (वि०) (स्त्री०-नो) [ मघवत्‌+-अण्‌ ] इन्द्र से 
संबन्ध रखने वाला,-ती पूर्वदिशा । सम०-- चापम्‌ 
इन्द्रघनुष--उत्तर० ५।११। 

साघवन (बि०) (स्त्री०-नी) [ मघवन्‌+-अण्‌ ] इन्द्र 
से शासित या संबद्ध- ककुभं समस्कुरुत माधवनीम्‌ 
~_शि० ९।२५, अवनीतलमेव साधु मन्ये नमनी माघ- 
वनी विलासहेतुः - जग० । 

माघ्यम्‌ [ माघे जातम्‌--माघ--यत्‌ ] कुन्द लता का 
फूल । 

माङ्क् (म्वा० पर० मांक्षति) कामना करना, इच्छा करना, 
लालसा करना । 

माङ्गलिक ( वि०) (स्त्री०--की) [ मंगल--ठक्‌ ] 
1. शुभ, मंगलसूचक, भाग्यवान्‌--मुदमस्य मांगलिक- 
तूयंकृतां ध्वनयः प्रतेनुरनुवप्रमपाम्‌- कि० ६।४, 
महाबी० ४1३५, भामि० २।५७ 2. सौभाग्यशाली । 

भाजूल्य (वि०) [ मङ्गल] ष्यडा ] शुभ, सौभाग्यसूचक 
"रश० ४५,--ल्यम्‌ 1. मांगलिकता, समृद्धि, कल्याण, 
सोभाग्य 2. आशीर्वाद, शुभकामना 3. पर्व, त्यौहार, 
कोई भी शुभ कृत्य । सम०-- भुदद्धः शुभ अवसरों पर 
बजाया जाने वाला ढोल--उत्तर० ६।२५। 

साथ: [ मा+-अच्‌+-क ] सड़क, भागं । 

माचलः [ मा-†-चलू्‌+-अच्‌ ] 1. चोर, लुटेरा 2. मगर- 
मच्छ । 

माचिका [ मान-अञ्च्‌-।-क--कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
मक्खी । 

माञ्जिष्ठ (वि०) (स्त्री०-ष्ठी) [ मञ्जिष्ठया रक्तम्‌ 
अण्‌ | मजीठ को भांति लाल,--ष्ठम्‌ छाल रंग । _ 

माञ्जिष्ठिक (वि०) (स्त्री०-क्ौ) [ मञ्जिष्ठा+-ठक्‌ ] 
मजीठ के रंग से रंगी हुई--उत्तर० ४1२०, महावी० 
१११८ । 

माठरः [ मठ्‌+अरन्‌, ततः अण्‌ ] 1. व्यास का नाम 
2. ब्राह्मण 3. शोंडिक, कलवार, शराब खींचने वाला 
4. सूर्यं का एक सेवक । 

भाठी (स्त्री०) कवच, जिरहबख्तर । 

माडः (पुं ) 1. विशेष जाति का वृक्ष 2. तोल, माप । 

माहिः (स्त्री) [ माह +-क्तिन्‌ | 1. किसल्य (जो 


श 


( ७९१ ) 


अभी खुला न हो) 2. सम्मान करना 3. उदासी, 
खिन्नता 4. निर्घनता 5. कोष, आवेश 6. वस्त्र की 
किनारी या झालर ( घोट) 7. दुहरा दाँत 

साणवः [ मनोरपत्यम्‌ अण्‌, अल्पार्थे णत्बम्‌ ] 1. | 
बालक, छोकरा, बच्चा 2. छोटा मनुष्य, मुण्डा 
(तिरस्कार सूचक) 3. सोलह (बीस) लड़ियो की 
मोतियों की माला । 

साणवकः [ माणव+-कन्‌ ] 1. लड़का, बालक, बच्चा, 
छोकरा (प्रायः तिरस्कारसूचक के रूप में प्रयुक्त) 
2. छोटा मनुष्य, बौना, मुंडा मायामाणवकं हरिम्‌ 
~~ भाग० 3. मूखे व्यक्ति 4. छात्र घमंशास्त्र पढ़ने 
वाला, विद्याथी 5, सोलह (या बीस) लड़ियों की 
मोतियों की माला । 

माणबीन (वि०) | माणवस्येदं खडा ] बालकों जैसा, 
बच्चों जैसा । 

तल [माणवानां समूहः यत्‌] बच्चों या छोकरों की 

ली । 


माणिका [मान्‌-{- घडा 
एक विशेष बाट 
तोल । 

माणिक्यम्‌ [मणि--कन्‌+-ष्यञ्ग्‌ ] लाल । 

माणिक्या [माणिक्य+-टाप्‌] छिपकली । 

साणिदन्धम्‌, माणिमन्यम्‌ [मणिबंघ (मन्य) + अण्‌] सेधा 
नमक । 

माण्डतिक (वि०) (स्त्री०--की) [मण्डन +-ठक्‌] किसी 
प्रान्त पर शासन करने वाला या उससे सम्बन्ध रखने 
वाला,--कः प्रान्त का शासक, राज्यपाल । 

मातङ्गः [मतङ्गस्य मुनेरयम्‌ अण्‌] 1. हाथी--शि० १।६४ 
2. नीचतम जाति का पुरुष, चाण्डाल 3. किरात, भील 
पहाड़ी या बर्बर 4. (समास के अन्त में) कोई भी 
सर्वोत्तम वस्तु--उदा० बलाहक मातंगः! सम० 
--दिवाकरः एक कवि का नाम,--नक्र: हाथी जैसा 
विशाल मगरमच्छ--रघु० १३।११। 

मातरिपुक्धः [अलुक्‌ समास] “वह जो घर में अपनी माता 
के सामने ही अपनी रता जताता हो' डरपोक, 
कायर, शेखीखोरा, न देल । 

मातरिइवन्‌ (पुंश) [मांतरि अन्तरिक्ष श्वयति वर्धते 
छ्विकनिन्‌ डिच्च, अलुक्‌ स०] वायु 
विविक्ते: मातरिश्वावचृण्यं ज्वलयति मदनारिन 
मारतीनां रजोभिः -शि० ११।१७, कि० ५।३६। 

मातलिः |मतलस्यापत्यं पुमान्‌-मतल+-इञ्ञ्‌] इन्द्र के 
सारथि का नाम । सम० सारथिः इन्द्र का विशेषण । 

माता [मान्‌ पूजायां तृच्‌ न लोपः] माता, माँ । 

मातामहः [मात्‌ +-डामहच्‌] नाना, .हो (द्वि० व० ) नाना 
नानी,-ही नानी । 


नि० णत्वम्‌ +-कन्‌+-टाप्‌ इत्वम्‌] 
(आठ पल वजन के बराबर) या 


मातिः (स्त्री) [मा बितन्‌] 1. माप 2. चिन्तन, विचार, 
प्रत्यय । 

मातुलः [मातुर्जाता- मातृ+डुलूच] 1. मामा--भय० 
१।२६ मनु० २१३०, ५८१ 2. घतूरे का पौधा 
3. एक प्रकार का साँप । सम० - पुत्रकः 1. मामा का 

. बेटा 2. घतूरे का फर । 

मातुलड्भः दे० मातुलिगः । 

मातुला, मातुलानी, मातुली [मातुल --टाप्‌, ङीष्‌, वा, पक्षे 
आनुक्‌ च] 1. मामी, मामा की पत्नी--मनु० २१३१, 
याज्ञ० २।२३२ 2. पटसन । 

मातुलिङ्गः, मातुलुङ्गः [मातुल+गम्‌-+-खच्‌, मुम्‌, पृषो० 
साधुः] एक प्रकार का नींबू का वृक्ष-- (भुवो) भागाः 
प्रेखितमातुलुङ्गवृतयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌-मा० 
६।१९,--गम्‌ इस वृक्ष का फल, चकोतरा । 

मालुलेयः (स्त्री--यी) [मातुल--छ, मातुली--ढक वा] 
मामा का पुत्र । 

मात्‌ (स्त्री) [मान्‌ पूजायां तृच्‌ न लोपः] 1. माँ, माता 
-मातृवत्परदारेषु यः पश्यति स पश्यति, सह्नं तु पितुन्‌ 
माता गौरवेणातिरिच्यते सुभा० 2. माता (आदर 
तथा वात्सल्य सूचक) --मातलेझ्मि भजस्व कंचिदपरम्‌ 
--भतु ० ३।६४, ८७, अयि मातदवयजनसंभवे देवि 
सीते - उत्तर ४ 3, गाय 4. लक्ष्मी का विशेषण 
5. दुर्गा का विशेषण 6. अन्तरिक्ष, आकाश 7. पृथ्वी 
8. देव ५०७१ बलिमुपहर-- मृच्छ० १ (ब० 
व०) देव का विशषण, जो शिव की परि- 
चारिका कही जाती हैं परन्तु बहुधा स्कन्द की परिचर्या 
में लिप्त रहती है (ये गिनती में आठ हैँ- ख्राह्यी 
माहेश्वरी चंडी वाराही वंष्णवी तथा, कौमारी चेव 
चामुंडा चचिकेत्यष्टमातर: । कुछ के मत में वह केवल 
सात हैँ--ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वैष्णवी तया, 
माहेन्द्री चैव वाराही चामुंडा सप्त मातरः। कुछ लोग 
इनकी संख्या १६ तक बतलाते है) । सम०--केशटः 
मामा,-गणः देव माताओं का समूह,-गन्धिनी विपरीत 
स्वभाव वाली माता,-गामिन्‌ (षुं०) माता के साथ 
गमन करने वाला,-गोत्रम्‌ मातृकुल,--घातः, 
-ण्घातक:,--घातिन्‌ (पुं०), -- ध्नः माता की हत्या 
करने वाला,--घातुकः 1. मातुहन्ता 2. इन्द्र का 
विशेणष,---चक्रम्‌ देवमाताओं का समूह, -देव (वि०) 
जो माता को ही अपना देवता मानता है, माता को देवता 
की भांति पूजने वारा,--नन्बनः कातिकेय का विशेषण, 
पक्ष -(वि०) मातुङ्गुल से संबद्ध, (-क्षः) मामा, 
नाना आदि,-पितू (द्वि व०) (मातापितरौ या 
मातरपितरौ) माता-पिता,--पुत्री (मातापुत्रौ) मां 
और बेटा,--बूजनम्‌ देवमातृकाओं को पूजा,--अन्धुः, 
बान्यव: मातृकुल के संबंघी-रघु० १२।१२, (ब० 


( ७९२ ) 


व०) मांतृकुल के रिक्तेदारों का समूह, वे ये है-मातुः 
पितुः स्वसुः पुत्रा मातुर्मातुः स्वसुः सुता: मातुर्मातुल- 
पु्रारच विज्ञेया मातूबांघवाः, - मच्डलम्‌ देवमातुकाओं 
का समूह,- भातू(स्त्री०) पार्वती का विशेषण,-मुखः 
मूर्ख, व्यक्ति, भोंदू,--यशः देवमातृकाओं के निमित्त 
किया गया यज्ञ,वत्सलः कार्तिकेय का विज्ञेषण,-स्वसु 
(स्त्री) (मातृष्वसृ या मातुःस्वसृ) माता की बहन, 
मोसी,--स्वसेयः (मातृष्वसेयः) माता की बहन का 
पुत्र (यो) मौसी की पुत्री, इसी प्रकार मातुष्व- 
स्रोयः--या । 
सातुक (वि०) [मातृञ-ठञ्न्‌] 1. माता से आया हुआ, 
या उत्तराधिकार में प्राप्त--मातृकं च घनुरूजितं 
दषत्‌--रघु० ११1६४, ९० 2. माता संबंघी,--कः 
मामा,--का 1. माता 2. दादी 3. धात्री, दाई 4. स्रोत, 
मूल 5. देवमातृका 6. अक्षरों में लिखे हुए. कुछ 
रेखाचित्र जो जादू की शक्ति रखने वाले कहे जाते 
हैं 7. इस प्रकार प्रयुक्त की गई वर्णमाला (ब० व०)। 
शत्र (वि०) (स्त्री०--त्रा, त्री) [मान-तरन्‌] 'इतनी माप 
का जितना कि. “इतना ऊँचा लंबा या चौडा जितना 
कि' 'वहाँ तक पहुँचता हुआ जहाँ तक कि” अर्थो को 
प्रकट करने के लिए संज्ञाओं के साथ जोड़ा जाने 
वाला प्रत्यय, जैसा कि ऊरुमात्री भित्ति: (इस अर्थ 
में समास के अन्त में “मात्रा” शब्द का प्रयोग भी 
चिन्तनीय है, दे० नी०),--त्रम्‌ 1. एक माए (चाहे 
वह लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई की हो; चाहे डीलडौल, 
स्थान, हु या संख्या की हो, प्रयोग बहुघा समास 
के अन्त में - उदा० अंगुलिमात्रम्‌ अंगुलि के बराबर 
चौड़ाई; किचिन्मात्रं गत्वा कुछ दूरी, क्रोशमात्रे एक 
कोस की दूरी पर रेखामात्रमपि रेखा तक की चौड़ाई 
भी, इतनी चौड़ाई जितनी कि एक रेखा की होती 
हैं; --रघु० १।१७, इसी प्रकार क्षणमात्रम्‌ निमिषमा- 
अम्‌ एक क्षण का अन्तराल, झतमात्रम्‌ सख्या में सौ, 
बजमात्रम्‌ इतना ऊँचा या बड़ा जितना कि हाथी | 
तालमात्रं, यवमात्रम्‌ आदि 2. किसी चीज का पूरा | 
माप, वस्तुओं की पूर्ण समष्टि, राशि - जीवमान्रं या | 
| 
| 


MRI SSE BEB 


प्राणिमात्रम्‌ जीवधारियों प्राणियों का समस्त सम्‌ दाय, 
मनुष्यमात्रो मत्यंः, प्रत्येक मनुष्य मरणशील है 
3. किसी चीज का सामान्य माप, केवल एक बात का 
उससे अधिक नहीं, इसका अनुवाद प्रायः 'केवरू,' 
“सिर्फ या “मी, ही' आदि शब्दों से किया जाता है; 
-जातिमात्रेण हि० १।५८, केवल जाति से; टिट्रिभ- | 
मात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः--२।१४९, केवल टिटहरे | 
के द्वारा, वाचामात्रेण जप्यसे-- श० २, केवल वाणी | 
द्वारा! इसी प्रकार गर्थमात्रम्‌, संमानमात्रमू--पंच० | 
१।८३, क्तान्तं शब्दों के साथ जुड़ कर 'यात्र शब्द ' 


का अनुवाद 'ज्योंही' 'ही' आदि है, विद्धमात्र:--रघु० 
५।५ १, 'ज्योंही वह वेधा गया त्योंहीं 'बींघे जाने 
पर ही, भुक्तमात्रे, 'खाने के बाद ही', प्रविष्टमात्र 
एव तत्रभवति -श० ३ आदि । 

मात्रा [ मात्र | टापू ] 1, माप - देखो 'मात्रम्‌” ऊपर 
2. मापदंड, मानक, नियम 3. सही माप 4. माप की 
इकाई, एक फुट 5. क्षण 6. कण, अणु 7. भाग, अंश 
-सुरेन्दमात्राश्रितगर्भगौरवात-रघु० ३३११ 8. अल्पांश, 
अल्प परिमाण, छोटी माप - दे० मात्र (३) 9. अथं, 
महत्त्व--राजेति कियती मात्रा--पंच० १।४०, “राजा 
किस अथं का है, क्या महत्त्व है उसका अर्थात्‌ मैं 
उसे कोई महत्त्व नहीं देता--कायस्थ इति लघ्वी मात्रा 
मु० १ 10. घन, संपत्ति 11. (छन्द: शास्त्र में) एक 
मात्रा का क्षण, हुस्व स्वर को उच्चारण करने में लगने 
वाला काल 12. तत्त्व 13. भौतिक संसार, भूतद्रव्य 
14. नागरी के अक्षरों का ऊपरी (अतिरिक्त) भाग, 
अर्थात्‌ मात्रा 15, कान की बाली 16. आभूषण, अलं- 
कार । सम०--छस्वस्‌, आघीमात्रा का क्षण,-- छन्दस्‌, 
वत्तम्‌, वह छंद जिसका विनिमय मात्राओं की 
गिनती के आघार पर होता हँ--उदा० आर्या,-भस्त्रा 
बटवा,-- स्कः गाहंस्थ्य सामग्री या संपत्ति में आसक्ति 
या अनुराग--मनु० ६1५७,--समकः एक प्रकार के छेदों 
का समूह्‌ दे० परिशिष्ट १,- स्पशः भौतिक संपर्क, 
भौतिक तत्वों के साथ इन्द्रियों का संयोग, - भग० 
२१४ 

मात्रिका [ मात्रा+टक्‌-|-टाप्‌ ] मात्रा, या छन्दः शास्त्र 
का हुस्वस्वर के उच्चारण में लगने वाला क्षण 
(==मात्रां} । 

मात्सर (वि० ) स्त्री» री), मात्सरिक (वि०) 
(स्त्री० - की) [ मत्सर--अणू, ठक्‌ वा ] डाह करने 
वाला, ईर्ष्यालु, विद्वेषी, असूयायुक्त । द 

मात्सयंम्‌ [ मत्सर+-ष्यञ्ञ्‌ ] ईर्ष्या, डाह, असूया, विद्वेष 
--अहो वस्तुनि मात्सर्यम्‌ - कथा० २१।४९, कि० 
३1५३ । 

मात्स्यिकः [ मत्स्य |-ठक्‌ ] मछ्वा, माहीगीर । 

भायः | मथ्‌--धञ्म_ ] 1. बिलोना, मंथन, विलोडन करता 
2. हत्या, विनाश 3. मार्ग, सड़क । 

भाथुर (वि०) (स्त्री०--री) [ मथुरा- अण्‌ ] 1. मथुरा 
से आया हुआ 2. मथुरा में उत्पन्न 3. मथुरा में रहनें 
वाला । 

भादः [ मद्न-घञडा ] 1. नशा, मस्ती 2. हर्ष, खुशी 
3. घमंड, अहंकार । 

मादक (वि०) (स्त्री०--दिका) [ मद्‌+-णिच्‌+-ण्बुलू ] 
३. नशा करने वाला, उन्मत्त बनाने वाला, बेहोश 
करने वाला 2. आनन्ददायक,--नः जलकुक्कुट । 


( ७९३ ) 


मादन (वि०) (स्त्री०--नो) [मद्‌्--णिच्‌--ल्युट] नशे 
में चूर करने वाला--दे० मादक--नः 1. कामदेव 
2. धतूरा,--नम्‌॒ 1. नशा करना 2. आनन्द देना, 
उल्लास देना 3. लाँग । 

मादनीयम्‌ [ सद--णिच्‌--अनीयर्‌ ] एक नशीला पेय । 

मादुक्ष (वि०) (स्त्री०--छी), मादृश्‌ (वि०) भादृश 
(वि०) (स्त्रो--शो) [६ नत्व; कच 
(क्विप्‌, कञ्‌ वा) मदादेशः, आत्वम्‌ ] भांति, 
मुझसे मिलता जुलता--प्रवृतिसाराः खलू मादृशां 
गिरः -कि० १।२५, उत्तर० २, उपचारो नेव कल्प्य 
इति तु मादृशाः--रस० । 

माक: [ मद्र+-वृद्ण | मद्र देश का राजकुमार । 

भादजती [ मद्र+-मतुप्‌, वत्वम्‌ अण्‌ ङीप्‌, } पाण्डु की 
द्वितीय पत्नी का नाम। 

माती [ मद्र--अण्‌--डीत्‌ ] पाण्डु की द्वितीय स्त्री का 
नाम । सम०-नन्बनः नकुल और सहदेव का विशेषण, 
-पत्तिः पाण्डु का एक विशेषण । 

माहेयः [ माद्री +-ढक ] नकुल और सहदेव का बिशेषण । 

माघव (वि०) (स्त्री०--वो), { मघू+-अण्‌, विष्णुपक्षे 
माया लक्ष्म्या: धव: ष० त० } 1. मधु की तरह मौठा 
2. शहद से बना हुआ 3. चासन्ती 4. सघु देत्य के 
वंशजों से संबंध रखने वाख्छ,--वः कृष्ण का नाम 
-—-राधामाघवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहः केलय:--गीत ० 
१, माधवे मा कुरु मानिनि मानमये 2. कामदेव का 
मित्र वसन्त ऋतु--स्मर पर्युत्सुक एष माधव:--कु० 
४1२८, स माधवेनाभिमतेन सख्या (अनुप्रयातः) ३। 
२३ 3. वैशाख मास - भास्करस्य मधुमाधवाविव 
-रघु० ११७ 4. इन्द्र का नाम 5. परशुराम का 
नाम 6. यादवों का नाम (ब० व०) -शि० १६५२ 
7. मायण का पुत्र एक प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता, सायण और 
भोगनाथ इसके भाई थे, लोगों की मान्यता हे कि 
माघव पन्द्रहर्वी शताब्दी में हुआ। यह बहुत ही 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ था, कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना का 
श्रेय इसे प्राप्त हे । ऐसा माना जाता है कि सायण 
और माघव दोनों ने मिल कर संयुक्त रूप से चरों वेदों 
पर भाष्य रिखा---श्रुतिस्मृतिसदाचारपालको माघवो 
बुधः, स्मार्त व्याख्याय सर्वार्थ द्विजार्थं श्रौत उद्यतः। 
ज० न्या० वि० ! सम०--वल्ली --माघवी दे०,--श्री 
वसन्त कालीन सोन्दयं । 

मावव्षकः [ माघव-वुडा ] एक प्रकार की नशीली शराब 
(मधु से बनाई गई) । 

भाधविका [माघवी {-कन्‌+-टाप्‌, हुस्व] माघवी लता । 
--माधविका परिमलललिते --गीत० १ । 

माभको [मघु+-अण्‌+-हीप्‌] 1. कन्दय्‌क्त खांड 2. शहद 
से बनाया हुआ एक प्रकार का पेय 3. बासंती लता 


१०० 


र 


जिसके सुगंघि श्वेत फूल आत्ते है--पत्राकषामिव 
शोषणेन मस्ता स्पृष्टा लता माघवी--श० ३1१० 
मेघ० ७८ 4. तुरूसी 5. कुट्टिती, दृती । सम० 
= लला वासंती लता, - बनम्‌ माधवी रूताओं कॉ 
उद्यान । 
माधवोय (वि०) [माधव--छ] माधवसंबंधी । 
माधुकर (वि०) (स्त्री०-रो) [मधुकर--अण्‌] भोरे से 
संबद्ध या मिलता-जुलता, जैसा कि “माधुकरी वृत्तिः 
में,--शी 1. घर २ जाकर भिक्षा मांगना, जिस प्रकार 
मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर मधु 
एकत्र करती हे 2. पाँच भिन्न २ स्थानों से प्राप्त 
भिक्षा ! 
माधुरम्‌ [मधुर-अण्‌ | मल्लिका लवा का फूल । 
शाषुरी [भाधुर--डोप्‌] 1. मिठास, मधुर शा मजेदार 
स्वाद - वदने तव यत्र माधुरी सा--भामि० २1१६१, 
| --कामालसस्वर्वामाघरमाधघुरीमधरयन्‌ वाचां विपाको 
| मम--४४र, ३७।४३ 2. खींची हुई शराब । 
| साथुर्थम्‌ [मधर ] ष्यडा ] 1. मिठास, सुहावनापन--मा' घुयं- 
मीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌,--रधु० १८1१३ 2. आकर्षक 
सौंदयं, उत्कृष्ट सौन्द्य,-रूपं किमप्यनिर्वाच्यं ततोर्मा- 
धुयंमुच्यते 3. (काव्य० में) मिठास, (मम्मट के 
अनुसार) काव्य रचनाओं में पाये जाने बाले तीन 
मुख्य गुणों में से एक--चिक्तद्रवीभावड़यों 'ह्लादो 
ना द० ६०६, दे० काव्य० ८ भी ¦ 
साध्य (वि०) [मघ्य-+-अण्‌] केन्द्री, मध्यवर्ती ¦ 
माध्यन्दिन [मध्यंदिन+-अण्‌) वाजसनेयिसंहिता की एक 
शाखा,-- नम्‌ शुवलयजुर्वेद की एक शाखा जिसका 
अनुसरण माध्यंदिन करते है । 
माध्यम (वि०) (स्त्री०-मी) [मध्यम-अण्‌] मध्यवर्ती 
अंश से संबद्ध, केन्द्रीय, मध्यवर्ती,बिल्कुल मध्य का । 
माध्यमक (वि०) (स्त्री०-मिका), माध्यमिक (वि०) 
(श्त ०-की) [मध्यम-+-वुञ्ग्‌, ठकू वा] मध्यवर्ती, 
केन्द्रीय 1: 


माध्यस्यं, माध्यस्थ्यम्‌ [मध्यस्थ--अणू, ष्यञ्ञ्‌ वा] 
1. निष्पक्ष 2. तटस्थता, उदासीनता-अभ्यर्थनाभङ्क- 
भयेन साघुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलंबतेऽथे--कु० १।५२, 
3. मध्यस्थीकरण, बीचबचाव करना 1 

माध्याह्रिक (वि०) (स्त्री०-को) [मध्याह्न उक्‌] 
दोपहर से संबंध रखने वाला । 

| माष्व (वि०) (स्त्री०-ध्यो) [मघु--अण्‌] मधुर, मीठा, 

। -“थ्वः [मध्व--अणू] मध्वाचायं का अनुयायी,-- भ्यी 

| एक प्रकार की शराब जो मधु से तैयार की 

| जाती हैं! 


| माध्वीकम्‌ [मधुना मधूकपुष्पेण निवृत्तम्‌ -- ईकक्‌] शक 


। प्रकार की शराब जो मधूक वृक्ष के फूलों से 


( ७९४ ) 


तैयार की जाती है--चचाम मधु साध्वीकम्‌--भट्टि० 
१४९४ 2. अंगूरों से खींची हुई शराब--साघ्वी 
माध्वीकचिन्ता न भवति भवतः--गीत० १२ 
(==मघो-टी०) 3. अंगूर । सम०-फलम्‌ एक 
प्रकार का नारियल । 


सान्‌ । (म्बा० आ० “मन्‌! का इच्छा०= मीमांसते) 


मे (म्वा० पर०, चुरा» उभ०=='मन्‌' का प्रेर०) 


बानः [मन्‌] घडा ] आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, सादर 


विचार-मानद्रविणाल्पता-पंच० २1१५९, भग० ६।७, 
इसी प्रकार 'मानघन' आदि 2. गवे (अच्छे भाव में) 
आत्मनिर्भरता, आत्मप्रतिष्ठा-जन्मिनो मानहीनस्य 
तृणस्य च समागतिः -पंच० १1१०६, रघु० १६।८१ 
3. अहंकार, घमण्ड, अवलेप, आत्मविश्वास 4. सम्मान 
की आहत भावना 5. ईर्ष्यायक्त क्रोध, डाह के कारण 
उद्दीप्त रोष (विशेषतः स्त्रियों में), क्रोध,- मंच मयि 
मानमनिदानम्‌--गीत० १०, माघवे मा कुरु मानिनि 
मानमये--९, शि० ९८४, भामि० २।५६--नम्‌ 
1. मापना 2. माप, मापदण्ड 3. आयाम, संगणना 
4. मापदण्ड, मापने का डंडा, मानदण्ड 5. प्रमाण 
सत्ताधिकार, प्रमाण या प्रदर्शन के साघन,--ये$मी 
माघुयीजःप्रसादा रसमात्रघर्मतयोक्तास्तेषां रसधमंत्वे 
कि मानम्‌ - रस०, मानाभावात्‌, (विवादास्पद भाषा 
में बहुधा प्रयुक्त) 6. समानता, मिलना-जुलना । सम० 
--आसक्त ( वि०) दर्पवान्‌, अहंकारी, धमंडी,-उन्नतिः 
(स्त्री) बहुत आदर, भारी सम्मान, उन्मादः 
घमंड का नाश,--कलहः, करिः ईर्ष्यायुक्त क्रोध से 
उत्पन्न झगड़ा,-क्षतिः (स्त्री०) --1६द:,---हानिः 
(स्त्री०) सम्मान को क्षति, दीनता, अपमान, अप्र- 
तिष्ठा,--ग्रन्धिः सम्मान या गवं की क्षति-द (वि०) 
1. सम्मान करने वाला 2. घमंडी, दण्डः मापने का 
डंडा, गज -- स्थित: पृथिव्या इव मानदण्डः -कु० १।१, 
षन (वि०) सम्मानरूपी घन से समृद्ध--महोजसो 
मानघना घनाचिताः - कि० १(१९,--धानिका ककड़ी, 
-परिखण्डनम्‌ मानध्वंस, दीनता,-भङ्भ दे० 'मानक्षति’, 
-ण्महत्‌ (वि०) मौरव से समृद्ध, अत्यंत दर्वीला 
नकि जीर्ण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी-भतृं० 
२।२९,--थोगः मांप तोल की ठीक रीति--मनु० 
९।३३०,-रन्ध्रा एक प्रकार की जलमड़ी, एक छिद्र- 
युक्त जलकलश जो पानी“ में रखा हुआ झरने: शनः 
भरता रहता हे, उसी से समय की माप की जाती 
है.-सूत्रम्‌ 1. मापने की डोरी 2. (सोने की) जंजीर 
जो शरीर में पहनी जाय, करघनी । 


मानःशिल (वि०) [मनःशिला ]-अण्‌] मैनसिल से युक्त । 
माननं,-ना [मान्‌ +ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] 1. सम्मान 


करना, आदर करना 2. हेत्या--शि० १६।२ । 


माननीय (वि०) [मान्‌--अनीयर्‌] सम्मान के योग्य; 


आदरणीय, प्रतिष्ठित होने का अधिकारी (संबं० के 
साथ) --मेनां मुनीनामपि माननीयाम्‌--कु० १।१८, 
रघु० १।११। 


मानव (वि०) (स्त्री०--थी) [मनोरपत्यम्‌ अण्‌] मनु से 


संबंध रखने वाला, या मनु के वंश में उत्पन्न-मान- 
वस्य राजषिवंशस्य प्रसवितारं सवितारम्‌ --उत्तर० 
३, मनु० १२1१०७ 2. मानवसंबंधी,--बः 1. मनुष्य, 
आदमी, इंसान;--मनोवंझो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽ- 
भवत्‌, ब्रह्मक्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः-महा०, 
मनु० २।९, ५।३५ 3. मनुष्यजाति (ब० व०),-वम्‌ 
एक विशेष प्रकार का दंड। सम०--इन्द,--देवः, 
--पतिः मनुष्यों का स्वामी, राजा, प्रभु०--रघु० 
१४।३२.--धमेशास्त्रम्‌ मनुसंहिता, मनुस्मृति,--राक्षसः 
मनुष्य के खूप में राक्षस या पिशाच - तेऽमी मानव- 
राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये-भर्तृ० २।७४। 


मानवत्‌ (वि०) [मान मतुम्‌, वत्वम्‌] घमंडी, अहंकारी, 


अभिमानी, दर्पवान्‌,-ती घमंडी या दर्पोद्धत स्त्री 
(ईर्ष्या के कारण क्रुद्ध) । 


मानव्यम्‌ [मानव--यत्‌[ (माणव्यम्‌ भी) लड़कों का समूह । 
मानस (वि०) (स्त्री०-सी) [मन एव, मनस इद वा 


अण्‌] 1. मन से संबंघ रखने वाला, मानसिक, आत्मिक 
(विप० शारीरिक) 2. मन से उत्पन्न, इच्छा से 
उदित-कि मानसी सृष्टि:--श० ४, कु० १।१८, 
भग० १०।६ 3. केवल मनसा विचारणीय, कल्पनीय 
4. उपलक्षित, ध्वनित 5. 'मानस' सरोवर पर रहने 
वाला,--सः विष्णु का एक रूप,--सम्‌ 1. मन, हृदय 
--सपदि मदनानलो दहुति मम मानसम्‌--गीत० १०, 
अपि च मानसमण्डनविधिः-भामि० १1११३, मानसं 
विषयेविना (भाति) ११६ 2. कैलाश पर्वत पर 
स्थित एक पुनीत सरोवर - कैलाशशिखरे राम मनसा 
निमितं सरः, ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभून्मानसं सरः । 
राम० (कहा जाता हे कि यह सरोवर ही राजहंसों 
की जन्मभूमि हँ, राजहंस प्रतिवर्ष प्रसवकाल के आरंभ 
होने के अवसर पर या बरसाती हवाओं के आगमन 
पर इस सरोवर के तट पर आ विराजते हैं--मेघ- 
इयामा दिशो दुष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम्‌, कूजितं 
राजहंसानां नेदं नूपुरशिञ्जितम्‌ विक्रम० ४।१४, १५, 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं नाध्यास्यन्ति 
व्यपगतमुचस्त्वामपि प्रेष्य हंसाः-- मेघ० ७६ दे० मेघ० 
११, घट० ९ भी) रघु० ६२६, मेघ० ६२, भामि० 
१।३ 3. एक प्रकार का नमक । सम०-_ आलयः 
राजहंस, मराल, --उत्क (वि०) मानसरोवर जाने के 
लिए उत्सुक मेघ० ११,---ओकस्‌,--चारिन्‌ (पुं०) 
राजहंस--अन्मन्‌ (पुं०) 1. कामदेव 2. राजहंस । 


( ७९५ ) 


मानसिक (वि०) (स्त्री०--को) [मनस्‌+ठव्य अ से 
उत्पन्न, मन सम्बन्धी, आत्मिक,--कः गु का 
विशेषण । 

सानिका [मन्‌-णिच्‌--ण्वुलू+टापू, इत्वम्‌] 1. एक 
प्रकार की खींची हुई शराब 2. छक प्रकार का तोल । 

मानित (भू० क० कृ०) [मान+-इतच्‌] सम्मानित, आदर- 
प्राप्त, प्रतिष्ठित । 

माचिन्‌ (वि०) [मान्‌+णिनि] 1. मानने वाला, समझने 
वाला, अभिमान करने वाला (समास के अन्त में} 
जैसा कि 'पंडितमानिन्‌' में 2. सम्मान करने बाळा, 
आदर करने वारू (समास के अन्त में) 3. अभिमानी, 
घमण्डी आत्माभिमानी--पराभवोऽप्यृत्सव एव 
मानिताम्‌--कि० १।४१, परवृद्धिमत्सरि मनो हि 
मानिनाम्‌ -झि० १५१ 4. आदरणीय, अतिसम्मानित 
-भट्टि० १९।२४ 5. अवज्ञापूर्ण, क्रोधयुक्त, रुष्ट (पुं०) 
सिंह, --नी 1. आत्माभिमानिनी स्त्री, दृढ संकल्प वाली, 
पक्के निश्‍चयवाळी, गवंयुक्त (अच्छे अर्थो में) -चतुदि- 
गीशानवमत्यमानिनी -कु० ५१५३, रघु० १३।३८ 
2. कुपित स्त्री, (ईर्ष्यायक्त गर्व के कारण) अपने 
पति से रुष्ट--माघवे मा कुरु मानिनि मानमर्य-गीत० 
१, कि० ९।३६ 3. एक प्रकार का सुगन्धयुक्त या 
महकदार तौधा । 

वि०) (स्त्री०--थो) [मनोरयम्‌ -अण्‌, सुक्‌ च] 

007 js मानवी, इंसानी--मानुषी तनुः, मानुषी 
वाक्‌ - रघु० १।६०, १६।२२, भग० ४१२, ९।११, 
मनु० ४।१२४ 2. कृपालु, दयालु,--षः 1. मनुष्य, 
मानव, इंसान 2. मिथुन, कन्या और तुला राशियों का 
विशेषण,-बी स्त्री,--षम्‌ 1. मनुष्यत्व 2. मानव प्रयत्न 
या कमं । 

मानुषक (वि०) (स्त्री--को) [मानुप+-कन्‌] मनुष्य 
सम्बन्धी, इंसानी,मरणशील, मत्यं । 

सांतुव्यम, मानुष्यकम्‌ [मनुष्य-अण्‌, वुन्‌ वा] 1.मानव 
प्रकृति, मनुष्यत्व, इंसानियत 2. मनुष्य जाति, मानव- 
संतति 3. मानवसमुदाय iN En सल्ला 

मानोशकम्‌ [मनोज्ञ ‡-वुञञ] , ) मनोहरता । 

साम्त्रिकः ल हक] वह्‌ जो मंत्र-तंत्र से सुपरिचित है, 
जादूगर, बाजीगर, ऐन्द्रजालिक । 

भाशन्येभ्‌ [मन्थर | ष्यका ] 1. मन्थरता, मन्दता, अकर्मण्यता 
2. दुर्बलता । 

भान्दारः, मान्दारवः [मन्दार-अण्‌] एक प्रकार का वृक्ष । 

मान्छम्‌ [मन्द-ष्यञ्‌] 1. मन्दता, सुस्ती, मन्थरता 
2. जडता 3. दुबलता, निर्बल स्थिति, अग्निमांद्य 
4. विराग, अनासक्ति 5. रोग, बीमारी, अस्वस्थता । 

मान्थात्‌ (पुं०) [मां घास्यति-माम्‌+-घे तुच्‌] युवनाइव का 
पुत्र एक सूर्यवंशी राजा (जो पिता के पेट से उत्पन्न 


हुआ था), ज्योंही वह पेट से बाहर निकला कि 
ऋषियों ने पूछा 'कम्‌ एष घास्यति', इस पर इन्द्र 
नीचे उतरा ओर उसने कहा “मां घास्यति”, इसीलिए 
वह्‌ बालक 'मांघातू' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

मान्मथ (वि०) (स्त्री०--थी) [मन्मथ+-अण्‌] काम से 
संबंध रख वाला या काम से उत्पन्न--अःचार्थकं 
विजयि प॒ 1थमावीरासीत्‌--मा० १।२६, २।४ । 


मान्य (वि०) मान्‌ अर्चायां कर्मणि ष्यत्‌] 1. मान करने के 
योग्य, अ।दरणीय--अहमपि तव मान्या हेतुभिस्तेरच 
तैश्च--मा० ६२६ 2. आदर किये जाने के योग्य, 
सम्माननीय, श्रद्धेय--रघु० २।४५, याज १११ । 

मापनम्‌ {माञ-णिच्‌ --ल्युटू, पुकागमः] 1° मापना 2. रूप 
बनाना, बनाना, नः तराजू । 

भापत्यः [मा विद्यते अपत्यं यस्य] कामदेव । ` 

माम (वि०) (स्त्री०--भो) [मम इदम्‌ अस्मद्‌ +-अण्‌, 
ममादेशः] 1. मेरा 2. (संबोधन में) चाचा । 

मासक (वि०) (स्त्री०-मिका) [अस्मद्‌ +-अण्‌, ममकादेस:] 
मेरा मेरे पक्ष से संबंध रखने वाला,--मामकाः पाण्ड- 
वाइ्चैव किमकुवंत सञ्जय- -भग० १।१ 2. स्वार्थी, 
लालची, लोभी, -€क: 1. कंजूस 2. माया । 

मामकीन (वि०) [ अस्मद्‌+खच्‌, ममकादेशः ] मेरा 
“यो मामकीनस्य मनसो द्वितीयम्‌ निबंघनम्‌--मा० २, 
भामि० २1३२, ३।६ । 

मायः [ माया अस्ति अस्य--माया--अच्‌ ] 1. जादूगर, 
बाजीगर, ऐ्द्रजालिक 2. राक्षस, भूत प्रेत । 


माया [ मीयते अनया-मा--य-~+-टापू बा० नेत्वम्‌ ] 
1. धोखा, जालसाजी, कपट, घूतंता, दाव, युक्ति, चाळ 
--पंच० १।३५९ 2. जादूगरी, अभिचार, आदू-टोना, 
इन्द्रजाल-~स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु--श० 
६।७ 3. अवास्तविक या मायावी बिम, कल्पनासृष्टि, 
मनोलीला, अवास्तविक आभास, छाया--भायां मयो- 
द्काव्य परीक्षितोऽसि--रषु० २।६२, प्रायः समास के 
प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होकर 'मिथ्या' 'आभास' 
'छाया' अर्थ को प्रकट करता हे-उदा० मायावचनम्‌ 
“मिथ्या शब्द', जाया आदि 4. राजनेतिक दांवर्पेच, 
चाल, युक्ति, कूट की चाल 5, (वेदान्त० में) 
अवास्तविकता, एक प्रकार की आन्ति जिसके कारण 
मनुष्य इस अवास्तविक विशव को वास्तविक तथा 
परमात्मा से भिन्न अस्तित्ववान्‌ समझता हूँ 
6. (सांख्य ० में) प्रधान या प्रकृति 7. दुष्टता 8. दया, 
करुणा 9. बुद्ध की माता का नाम । सम०--आशार 
घोखे से काम करने वाला, -- आत्मक (वि०) मिथ्या, 
आन्तिमान्‌,-- उपजीविन्‌ (बि०) जालसाजी और 
कपटपूणं जीवन बिताने वाला--पंच० १।२८८, 
-"कारः, इस्‌, जीविन्‌ (पु०) जादूगर, बाजीगर 


( ७९६ ) 


इः मगरमच्छ,-देबी बुद्ध की माता का नाम, “सुतः 
i कार (वि०) कपटपूर्ण, अमात्मक,-घदु (वि०) 
देने में कुशरू, जालसाज, ठग,--प्रयोगः 

1. धोखा, जालसाजी या दाँवपेंच का प्रयोग 2. जादू का 
प्रयोय,- मुन (वि०) मिथ्याहरिण, आमात्मक या 
छाया मुंग, यंत्रम्‌ जादू-टोना,- योगः जादू करना, 
-+क्चतम्‌ ५२०१ या कपटपूर्ण शब्द,--वादः आन्ति का 
सिद्धांत इस के अनुसार सारी सृष्टि मिथ्या 


रखने में कुशळ, या जादू की कला,- सुतः बुद्धका 
विश्लेषण । 

आयाबत (वि०) [ माया+-मतुप्‌ ] 1. कपटपूर्ण, जाल- | 
साज 2. ज्रान्तियुक्त, अवास्तविक, अभोत्पादक | 
3. इन्द्रजाल की कला में कुशल, जादू की शक्ति लगाने | 
वाळा --पुं कंस का विशेषण,--ती प्रद्युम्न की पत्नी 
का नाम । 


साथाविन्‌ (वि०) [ माया अस्त्यर्थे विनि | 1. षोखेबाजी 
या चाल से काम लेने वाला, कूटयूक्ति का प्रयोग 
करने बाला, धोखेबाज, जालसाज-ब्रजन्ति ते मूढधियः 
पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः--कि० १।३० 
2. जादू के कायं में कुशल 3. अवास्तविक, भ्रान्ति- 
जनक, (पुं०) ऐन्द्रजालिक, जादूगर 2. बिल्ली, नपुं० ! 
माजूफल । 

आधिक (वि०) [ भायाञ-ठन्‌ ] 1. कपटमय, जारसाज 
2. भ्रान्तिमान्‌, अवास्तविक,--कः जादूगर, कम्‌ 
आजूफल । 

साबिन्‌ (वि) [ माया-इनि ] दे० मायाविन्‌,--पुं० 
1. बाजीगर 2. धूतं, ठग 3. ब्रह्मा या काम का 
नामान्तर । 

माबुः [ मि+ उण्‌ | 1. सूय 2. पित्त, पत्तिक रस (इस 
अर्थ में नपुं० भी) । 

आयर (वि०) (स्त्री०--शै) [ मयूर+-अण्‌ ] 1. मोर 
से संबंध रखने वाला या मोर से उत्पन्न होने वाला 
2. मोर के पंखों से बला हुआ 3. (गाडी की भांति) 
मोर द्वारा खींचा जाने बाला 4. मोर को प्रिय, रम्‌ 
मोरों का समूह । 

जायूरकः, भायूरिकः [ मयूरञ-धृव्ग, ठक्‌ वा ] मोर पक- 
डले वाला । 

भ्रः | मु--घष्म, ] 1. हत्या, वघ, कतरू --अक्षेषप्राणि- 
नामासीदमारो दश वत्सरान्‌ --राजत० ५।६४ 
2. बाधा, विध्न, विरोध £. कामदेव,-श्याभात्मा 
कुटिलः करोतु कबरीमारोऽपि मारोद्यमम्‌ - गीत० ३ 
(यहाँ 'मार'का मुख्य अथं 'हत्या' हँ) -नाग० १।१ 
4. प्रेम, प्रणयोन्माद 5. घतूरा 6. अनिष्ट, (बोद्धों के अनु- 
सार) विनाशक । सम०-- अळू {वि०) 'प्रेंमचिह्नित' | 


समझी जाती है, बुद्धवाद,-- विद्‌ (वि०) कपट जाल | 
1 
| 


प्रेम के संकेत करने वाला--माराड्सू रतिकेलिसंकुल- 
रणारम्भे-गीत० १२,--अभिभू (भुः?) बुद्ध का 
विशेषण,--अरिः- रिपु शिव,--आत्मक (वि०) 
हत्यारा--कथं मारात्मके त्वयि विश्वास: कतंव्यः 
-र्‍हि० १,-लित्‌ (पुं) 1. शिव का विशषण 
2. धुद्ध का विशेषण । 

सारकः [मृ +णिच्‌+-ण्दुलू] 1. कोई घातक रोग, महामारी, 
2. कामदेव 3. हत्या करने वाला, विनाशकर्ता 
4. बाज । 

मारकत (वि०) (स्त्री०-ती) [मरकत--अण] पन्ने से 
संबद्ध,-काचः काञ्चनसंसर्गाद्धते मारकतीं झ्ुतिम्‌ 
-हि० प्र ४१1 

मारणम्‌ [मृ-णिच्‌ +-ल्युट्‌] 1. हृत्या, वघ, कतर, विनाश 
-पशुमारणकमंदारुण:--श० ६३१ 2. शत्रु का विनाश 
करने के लिए किया गया जादूटोना 3. फूंकना, राख 
कर देना 4. एक प्रकार का विष । 

मारिः (स्त्री०) [मृ+णिच्‌+-श्न] 1. घातकरोग, महा- 
मारी 2. हत्या, बर्बादी, विनाश । 

मारिच (वि०) (स्त्री»-खी) [मरिच--अण्‌] भिर्च का 
बना हुआ । 

भारिषः [मा रिष्यति हिनस्ति-मा+रिष्‌--क] किसी 
मुख्य पात्र को सूत्रघार द्वारा नाटक में संबोधित करने 
के लिए सम्मानयुक्त रीति, आदरणीय, अद्धेय--दे० 
उत्तर० १, मा० १! 

मारी [भारि+-डीष्‌] 1. प्लेग, घातक रोग, संक्रामक रोग 
2. घातक या मारक रोगों की अधिष्ठात्री देवता 


। 

22380 (पुं०) 1. ताडका और सुन्द राक्षस की सन्तान, 
मारीच नाम का राक्षस। यह स्वर्णमुग का रूप 
धारण करके राम को सीता से दूर भगा के गया 
जिससे कि रादण को सीता का अपहरण करने का 
अवसर मिल गया 2. एक विशाल या राजकीय 
हाथी 3. एकार का पौधा,--चम्‌ मिर्त की झाड़ियों 
का संग्रह । 

सारण्डः (पुं०) 1. सांप का अण्डा 2. गोबर 3. पथ, मार्ग, 

- सड़क । 

मारुत (विश) (स्त्री०-ती) [मस्त्‌+अण्‌] 1. मरत्‌ 
संबंधी या मरुत्‌ से उत्पन्न होने वाला » वायु से 
संबंध रखने वाला, वायवी, हवाई,--सः 1. हवा-टघु ० 
२।१२, ३४, ४५४, मनु० ४१२२ 2. दाय का 
दैवता, पवन की अधिष्ठात्री देवता 3. इवास लेना 
4. प्राण, शरीर के तीन मूल रसों (वात, पित्त, कफ) 
में से एक 5. हाथी की सूंड,--तम्‌ स्वाति नाम का 
नक्षत्र! सम०-अक्ञनः सांप--आत्मजः --सुतः, 
--चूनुः 1. हनुमान्‌ के विशेषण 2. भीम के विशेषण । 


{ ७९७ ) 


भारतिः [मरुतोऽपत्यम्‌-इञ्ञ्‌] 1. हनुमान्‌ का विशेषण 
--रघु० १२।६० 2. भीम का विशेषण । 

सार्कडः, मार्कण्डेयः [मृकण्डोः अपत्यम्‌ अण्‌, मृकण्डु- ढक्‌] 
एक प्राचीन ऋषि का नाम। सम०--पुराणम्‌ 
(इस ऋषि द्वारा प्रणीत) एक पुराण । 

माग ( म्वा।० पर०, चुरा० उभ० मार्गेति, मार्ग- 
यति-ते) 1. खोजना, ढूंढना 2. तलाश करना, पीछे 
पड़ना 3. प्राप्त करने का प्रयत्न करना, कोशिश करते 
रहना--आत्मोत्कर्षं न मार्गेत परेषां परिनिन्दया, स्वगु- 
जरेव मायेत विप्रकषं पृथग्जनात्‌ --सुभा० 4. निवेदन 
करना, प्रार्थना करना, याचना करना-वरं वरेण्यो 
नृपतेरमार्गीत्‌ -भट्रि” ११२, याज्ञ २।६६, 
5. विवाह के लिए मांगना । 
1 (चुरा० उभ० मार्गयति-ते) 1. जाना, हिलना- 
जुलना, 2. सजाना, अलंकृत करना । परि-, खोजना, 
ढूंढना । 

भागः | मार्ग --घडा ) 1. रास्ता, सड़क, पथ (आलं० 
भी) -अग्निशरणमागेमादेदय--श० ५, “इसी प्रकार 
-विचारमागेप्रहितेन चेतसा-कु० ५।४२, रघु० २७२ 
2. क्रम, रास्ता, भूखंड (जो पार कर लिया गया 
हो) वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्‌--श० 
७।७ 3. पहुँच, परास-कि० १८४० 4. किण, 
ब्रणचिल्ल --रघु० ४।४८ १४।४ 5. ग्रहपथ 6. खोज, 
पूछताछ, गवेषणा 7. नहर कुल्या, जलमार्ग 8, साधन, 
रीति 9. सही मार्ग, उचित पथ --सुमागे, अमार्ग 
10. पद्धति, रीति, प्रणाली, क्रम, चलन-शांति”- छ 1 
७।७१, इसी प्रकार कुल” शास्त्र" घर्म० 
11. शैली, वाक्यविन्यास--इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश 
गुणाः स्मृता:--काव्या० १।४१, वाचां विचित्रमार्गा- 
णाम्‌-१।९ 12. गुदा, मलद्वार 13. कस्तुरी 14. 'मृग- 
शिरस्‌ नाम का नक्षत्र 15. मार्गशीष का महीना 
सम०--तोरणम्‌ सड़क पर बनाया गया उत्सवसूचक 
महराबदार द्वार--रघु० ११।५,- दकः पथप्रदर्शक, 
- धेनुः, घनुकम्‌ चार कोस की दूरी,-बन्घनम्‌ 
रोक, आड़,--रक्षक: सड़क का रखवाला, सड़क पर 
पहरा देने वाला,--शोधकः दूसरे के लिए मार्ग 


प्रशस्त करने वाला,-- स्थ (वि०) यात्रा करने वाला, | 


बटोटी, --हम्यंम्‌ राजपथ पर बना हुआ महल । 
मार्गकः [मार्ग +-कन्‌] मार्गशीष का महीना । 
मार्गणम्‌,-णा [मार्ग +-ल्यृट्‌] 1. याचना करना, प्राथना 
करना, निवेदन करना 2. खोजना, तलाश करना, 
ढूंडना 3. गवेषणा करना, पूछताछ करना, जांचपड़ताल 
करना,--णः 1. भिक्षुक, अनुनय विनय करने बाला, 
साधु 2. बाण-दुर्वाराः स्मरमागंणाः-काव्य० १०, 
अमेंदि तत्तादुगनङ्गमार्गणैयंदस्य पौष्पेरपि घेरयकञुचुकम्‌ 


जजै० १४६, विक्रम १।७७, रधु० ९१७, ६५ 
3. 'पांच' की संख्या । 

मार्गझिरः मार्गेशिरस्‌, (पुं) मार्गशीर्षः [मृगशिरा+-अण्‌, 
मुगशीषं+ अण्‌| (नवंबर और दिसंबर में पड़ने बाला) 
हिन्दुओं का नवां महीना जिसम कि पूर्णचन्द्रमा मुग- 
शिरस्‌ नक्षत्र में विद्यमान है । 

सार्गशिरो, मागंद्ीर्षी [मार्गशिर+-डीष्‌, मार्गशीष +- ङीप्‌] 
मार्गशीष के महीने में आने वाली पूर्णमासी का दिन । 

सागिकः [मृगान्‌ हन्ति-मूग- ठक्‌] 1. यात्री 2. शिकारी । 

मार्गित (भू० क० कृ०) [मार्ग +क्त] 1. खोजा हुआ, 
ढूंढा हुआ, पूछताछ किया हुआ, 2. जिसके पीछे २ 
फिरा गया हो, अभीष्ट, निवेदित । 

माज (चुरा० उभ० मार्जयति-ते) 1. निर्मल करना, 
स्वच्छ करना, पोंछना--तु० मृज्‌ 2. ध्वनि करना । 

माः [मृज्‌ (माजे वा) +-घञ्ञ्‌] 1. स्वच्छ करना, निर्मल 
करना, धोना 2. घोबी 3. विष्णु का विशेषण । 

मार्जक (वि०) (स्त्री - जिका) [मूजून-प्वुल्‌] स्वच्छ 
करने वाला, निर्मल करने वाला, धोंने वाला । 

माजन (वि०) (स्त्री०--नी स्वच्छ करने वाला, निर्मल 
करने वाला,-नम्‌ 1. स्वच्छ करना, साफ करना, 
निमंल करना 2. पोंछ देना, रगड़ कर मिटा देना 
3. साफ कर देना, पोंछ डालना 4. उबटन से मल मल 
कर शरीर स्वच्छ करन। 5. हाथ से या कुशा से शरीर 
पर जल के छींटे डाळना,-नः लोधवृक्ष,- ना 
1. स्वच्छ करना, निर्मळ करवा, साफ करना 2. ढोल 
की आवाज्‌-मायूरी मदयति मार्जना मनांसि-मालवि० 
१।१८,—नी बुहारी, लंबी झाड़ या बुश । 

मार्जारः (रः) -बिलाव --कपाले मार्जारः पय इति 
कराँस्लेढि शशिनः काब्य» १० 2. गंघमार्जार । 
सम०--कष्ठः मोर, करणम्‌ एक प्रकार का मैथुन या 
रतिबन्ध । , 

मार्जारकः 1. बिलांव 2. मोर । 

मार्जारी 1. बिल्ली 2. मुश्क बिलाव, ओतु 3. कस्तूरी । 

मार्जारीयः 1. बिलाव 2. शूद्र। 

माजितम्‌ (भू० क० कृ०) 1. स्वच्छ किया हुआ, मल-मल 
कर मांजा हुआ, निर्मल किया हुआ 2. बुहारा हुआ, 
झाड, या भुश से साफ किया हुआ 3. अलंकृत किया 
अः । 

माजिता दही में चीनी और बसाले डाल कर बनाया गया 
स्वादिष्ट पदार्थ, श्रीखंड । 

मार्तण्डः 1 सूयं--अय मार्तण्डः कि स खलु तुरगैः सप्तभि- 
स्ति--काव्य० १०, उत्तरण ६।३ 2. मदार का 
पौधा 3. सूअर 4. बारह की संख्या ('मातंण्ड भी) । 

सातिक (वि०) (स्त्री०--की) मिट्टी का बना हुआ, 
मिट्टी का, कः 1. एक प्रकार का घडा 2. घड़े का 


( ५७९८ ) 


ढक्कन, पाली,--कम्‌ मिट्टी का लौंदा ---गुरुमध्ये हरि- 
णाक्षी मातिकशकलेनिहन्तुकामं माम्‌ --भामि० 
२।४९। 

मात्येम्‌ --मरणशीलता । 

मार्दङ्गः-होलकिया, मृदंग बजाने वाला,-गम्‌ नगर, कस्बा । 

मार्दङ्गिकः - मृदंग बजाने वाला, ढोलकिया । 

मार्दवम्‌ -भूदुता (शा० ओर आलं०) लचीलापन, दुबे- 
लता--अभितप्तमयो5पि मार्दवं भजते कैव कथा शरी- 
रिष--रघु० ८४३, 'मृढु हो जाता हे', स्वशरीर- 
मादवम्‌ -- कु० ५११८ 2. नरमी, कृपा, कोमलता, 
उदारता-भग० १६।२। 

माक (वि०) (स्त्री० -को) --अंगूरों से बनाया हुआ, 
कम्‌ शराब--शि० ८1३० । 

मामिक (वि०)--गहरी अन्तदृंष्टि रखने वाला, तत्त्व 
सोन्दर्यादिक से पूर्ण परिचित, (-- मर्मज्ञ दे० )-मामिक: 
को मरन्दानामन्तरेण मधुब्रतम्‌ -भामि० ११११७, 
९।८, ४1४० । 

सार्ष:--दे० 'मारिष' । 

साध्टि: (स्त्रीश) स्वच्छ करना, मलमलकर मांजना, 
निर्मल करना । 

मालः 1. बंगाल के पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम में एक 
का नाम 2. एक बर्वर जाति का नाम, पहाडी 
3. विष्णु का नाम,-लूम्‌ 1. मैदान 2. ऊँची भूमि, 
उठी हुई या उन्नत की हुई भूमि - (मालमुन्नतभूत- 
लम्‌) क्षेत्रमारुह्य मालम्‌ -मेघ० १६ (सैलप्रायमुन्न- 
तस्थलम्‌ --मल्लि०) 3. धोखा, जालसाजी । सम० 
चकम्‌ कूल्हे का जोड़। _ 

सालकः 1. नीम का पेड़ 2. गाँव के पास का जंगल 
3. नारियल के खोल से बना पात्र, कम्‌ माला । 

मालतिः, - ती (स्त्रीश) (सुगंधित श्वेत फूलों से युक्‍त) 
एक प्रकार की चमेली --तन्मन्ये क्वचिदङ्ग भृङ्गतरुणे- 
नास्वादिता मालती--गण ०, जालकेर्मालतीनाम्‌-मेघ ० 
९८ 2. मालती का फूल -शिरसि बकुलमाला माल- 
तीमि: समेतां--ऋतु० २।२४ 3. कली, सामान्य फूल 
4. कन्या, तरुणी 5. रात 6. चांदनी । सम०-क्षारकः 
सुहागा, - पत्रिका जायफल का छिल्का,--फलभ्‌ जाय- 
फल, - माला मालती या चमेली के फूलों की माला । 

मालय (वि०) (स्त्री -यी) मलय पर्वत से आने 
वाला,--यः चंदन की लकडी । 

मालवः 1. एक देश का नाम, मध्यभारत में क्तेमान 
मालवा 2. राग का नाम, या स्वरग्राम की रीति, 
र्‍ण्वाः (ब० व०) मालवा प्रदेश के अधिवासी । 
सम०-अधीशः-इखः,-- नपतिः मालवा का राजा । 

मालवकः --1. मालव वासियों का देश 2. मालवा का 
निवासी । 


~ 


|| 


मालसी- एक पौधे का नाम । 

माला 1. हार, स्रज्‌, गजरा-- अनविगतपारिमलाऽपि हिः 
हरति दृशं मालतीमाला--वास० 2. रेखा, पंक्ति, 
सिलसिला, श्रेणी. या तांता--गण्डोड्डीनालिमाला 
मा० १।१, आबद्धमालाः - मेष० ९ 3. समूह्‌, 
झुरमुट, समुच्चय 4. लड़ी, कण्ठहार- जैसा कि 'रत्न- 
माला' में 5. जपमाला, जंजीर--जैसा कि 'अक्षमाला' 
में 6. लकीर, लहर, कौंध जैसा कि 'तडिन्माला' और 
'विदयुन्माला' में 7. विशेषणों का सिलसिला 
8. (नाटक में) अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए नाना 
वस्तुओं का उपहार । सम०--उपभा उपमा का एक 
भेद जिसमें एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना 
की जाती है-उदा० अनयेनेव राज्यश्रीदेन्येनेव मन- 
स्विता, मम्लौ साथ विषादेन पद्मिनीव हिमाम्भसा 
¬ काव्य० १०, - करः, कारः 1. हार बनाने वाला, 
फूल-विक्रेता, माली,--कृती मालाकारो बकुलमपि 
कुत्रापि निदघे-भामि० १।५४, पंच० १।२२० 2. 
मालियों की एक जाति,-तुणम्‌ एक प्रकार का सुगंधित 
घास, --दोपकम्‌ दीपक अलंकार का एक भेद, मम्मट 
ने इसकी परिभाषा बताई है --मालादीपकमाद्य चेद्च- 
थोत्तरगुणावहम्‌ - काव्य० १०, उदा० देखें उसी स्थान 
पर । 

मालिकः 1. फूलों का व्यापारी, माली 2. रंगने वाला, 
रंगरेज । 

सालिका 1. माला 2. पंक्ति, रेखा, सिलसिला 3. लड़ी, 
कण्ठहार 4. चमेली का एक प्रकार 5. अलसी 
6. बेटी 7. महल 8. एक प्रकार का पक्षी 9. मादक 


पेय । 

मालिन्‌ (बि०) 1. माला पहनने वाला 2. (समास के 
अन्त में) मालाओं से सम्मानित, हारों से सुशोभित 
गजरों से लपेटा हुआ-समुद्रमालिनी पृथ्वी, अंशु- 
मालिन्‌, मरीचिमालिन्‌, ऊँमिमालिन्‌ आदि,--नपुं० 
-फूलमाली, हार बनाने वाला,--नी 1. फूलमालिन्‌, 
हार बनाने वालेकी पत्नी 2. चम्पा नगरी का नाम 
3. सात बर्ष की कन्या जो दुर्गा पूजा के उत्सव पर दुर्गा 
का प्रतिनिधित्व करे 4. दुर्गा का नाम 5. स्वगंगा 
6. एक छंद का नाम --दे० परिशिष्ट १। 

मालिन्यम्‌ 1. मेलापन, गंदगी, अपवित्रता 2. मलिनता, 
दूषण 3. पापपूर्णता 4. कालिमा 5. कष्ट, दुःख । 

मालुः (स्त्री?) 1. एक प्रकार की लता 2. एक स्त्री । 
सम०--धानः एक प्रकार का साँप । 

मालूरः 1. बेल का वृक्ष 2. कंथ का वृक्ष । 

मालेया बड़ी इलायची । 

माल्य (वि०) हार के उपयुक्त या हार से संबद्ध,-- र्थम्‌ 
1. हार, गजरा-माल्येन तां निर्वचनं जघान--कु० 


( ७९९ ) 


७१९, कि० १।२१ 2. फूल--भग० ११११, मनु० 
४७२ 3. सुमिरनी या शिरोमाल्य। सम०- आपणः 
फूलों की मंडी,- जीवकः फूलमाली, मालाकार,-पुष्पः 
पटसन, डव फूलों का व्यापारी । 

मास्वबत्‌ (वि०) माला धारण किए हुए, हारों से सुशो 
भित (पुं) 1. एक पर्वत या पव॑तश्यृंखला का नाम 
उत्तर? १३३, रघु० १३।२६ 2 सुकेतु का पुत्र एक 
राक्षस (माल्यवान्‌ रावण का मामा मंत्री था, 
उसकी बहुत सी योजनाओ में बह सहायता देता था, 
अपने पूर्वकाल में घोर तपस्या द्वारा उसने ब्रह्मा को 
प्रसन्न किया । इसके फलस्वरूप उसके लंकाद्वीप की 
सृष्टि की गई । कुछ वर्षों वह अपने भाइयों समेत 
वहाँ रहा, परन्तु बाद में उसने लंका को छोड़ दिया । 
कुबेर ने फिर लका पर अपना अधिकार कर लिया। 
उसके पश्चात्‌ फिर जब रावण ने कुबेर को निर्वासित 
कर दिया तो माल्यवान्‌ फिर अपने बंघु-बांधवों समेत 
वहाँ आ गया और बरसों रावण के साथ रहा) । 

माल्लः एक प्रकार की वर्णसंकर जाति । 


माल्लवी कुर्ती या मुक्केबाजी की प्रतियोगिता । 

मचः 1. उड़द (एक वचन पौधे के अर्थ में तथा ब० व० 
फल या बीज के अर्थ में) - तिलेभ्यः प्रतियच्छति 
मावान्‌ - सिद्धो० 2. सोने की एक विशेष तौल, माशा 
--माषों विशतिमो भागः पणस्य परिकीतितः-या- 
गुञ्जामिर्देशभिर्माषः 3. मूर्ख, बद्घ्‌ । सम०-- अदः, 


ता आवः कछ्वा-- आज्यम्‌ घी के साथ पकाय हुए 
उड़द, घोड़ा, (वि०) एक माशा कम, 
--अर्धक: सुनार । 

साविक (बि०) (स्त्री०- की) एक माशे के मूल्य का । 


सावीणमस्‌, माष्यम्‌ - उड़दों का खेत । 

भास्‌ (पुं०) =मास दे० (पहले पांच बचनों में इस शब्द 
का कोई रूप नहीं होता, द्वि० वि० के द्वि० व० 
पश्चात्‌ विकल्प से 'मास' के स्थान में 'मास्‌ आदेश 
हो जाता है) । 

मासः, सम्‌-महीना ”(यहू चांद्र, सौर, सावन, नाक्षत्र या 
बाहँस्पत्य में से कोई भी हो सकता है )-न मासे प्रति- 
पत्तासे माँ चेन्मर्तासि मैथिलि सि ८९५, 

“बारह' कीं संख्या । सम० - (वि०) 

प्रतिमास होने बाला, -अन्तः अमावस्या का दिन, 
~ आहार (वि०) मास में केवल एक बार खाने वाला, 
--उपवासिनी 1. पूरा महीना भर उपवास रखनेवाली 
स्त्री 2. कुट्टिनी, लम्पट या दुश्चरित्र स्त्री (व्यंग्योक्ति- 
पूर्वक ),- कालिक (वि०) मासिक,--जात (वि०) 
एक भास का, जिसको उत्पन्न हुए एक महीना हो 
चुका हेँ,-ज्ञः एक प्रकार का जलकुक्कुट,--देय 

(जि०) जिसे महीने भर में चुकाना हो,--प्रमितः 


अमावस्या या प्रतिपदा का चंद्रमा,--प्रवेदाः महीने का 
आरस्भ,- -मानः वर्षे । 
मासकः महीना । 
आसरः उबले हुए चाबलों की पीच, माँड। 
मासः वषं । 
मासिक (वि०) (स्त्री०--को) 1. महीने से संबंध रखने 
वाला 2. प्रतिमास होने वाला 3. एक महीने तक 
रहने वाला 4. एक महीने मे चुकाया जाने वाला 
5. एक महीने के लिए नियक्त,-कम्‌ प्रत्येक मृत्य तिथि 
को किया जाने वाला श्राद्ध (मनुष्य के मरने के प्रथम 
वर्ष मॅ) --पितृणां मासिक श्रादधमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः । 
मासीन (वि०) 1. एक मास की आयु का 2. मासिक । 
मासुरी दाढ़ी । 
आह (म्वा० उभ० माहति- ते) मापना । 
माहाकुछ (वि०) (स्त्री०--छो), माहाकुलीन (वि० 
(स्त्री-नी) 1. सत्कुलोत्पन्न, उत्तम कुल का, नामी 
घराने या प्रख्यात कुल का । 
(वि० स्त्री०--की), माहाजनीन (वि०) 
(स्त्री-नी) 1. सोदागरों के लिए उपयुक्त 
2. महाजनोचित, बड़े आदमी के योग्य । 
माहात्मिक (वि०) (स्त्री०--की) उप्नत-मना, उदाराशय, 
उत्तम, महानुभाव, यशस्वी । 
माहात्म्यम्‌ 1. उदाराशयता, महानुभावता 2. ऐश्वर्य, 
महिमा, उत्कृष्ट पद 3. किसी इष्ट देव या दिव्य 
या एसी कृति जिसमें इस प्रकार के 
दना गुणों का वर्णन दिया गया होन-जेसा 
कि देवीमाहात्म्य, शनिमाहात्म्य आदि । 
माहाराजिक (वि०) (स्त्री०--की) सम्राट्‌ के उपयुक्त, 
साम्राज्यसंबंघी, राजकीय या राजोचित । 
माहाराज्यम्‌ प्रभुता । 
माहाराय्ट्री दे० महाराष्ट्री । 
भाहिरः इन्द्र का विशेषण । 
माहिष (वि०) (स्त्री-षी) भेस या भेसे से उत्पन्न या 
प्राप्त, जैसा कि “माहिषं दघि’ । 
माहिषिकः 1. भैस रखने वाला, ग्वाला 2. असती या 
व्यभिचारिणी स्त्री का यार--माहिषीत्यच्यते नारी या 
च स्याद्‌ व्यभिचारिणी, तां दृष्टां कामयति यः स वे 
माहिषिकः स्मृतः--कालिका पुराण 3. जो अपनी पत्नी 
की वेश्यावृत्ति पर निर्वाह करता हें -महिषीत्यूच्यते 
नार्या भोगेनोपाजितं घनम्‌, उपजीवति यस्तस्याः स वै 
माहिषिकः स्मृतः--वि० पु० पर श्रीघर ० । 
माहिष्मती एक नगर का नाम, हुह्य राजाओं की कुल- 
क्रमागत राजधानी --रघु० ६।४३ । 
माहिष्यः क्षत्रिय पिता ओर वश्य माता से उत्पन्न एक मिश्र 
या वर्णसंकर जाति । 


( ८७७ ) 


माहेर (वि०) (स्त्री०--द्री) इन्द्र से संबंध रखने वाला 
नाउ? ७८४, रघु० १ रा८६,--शी 1. पूर्व दिशा 
2. गाय 3. इन्द्राणी का नाम । 

माहेय (वि०) (स्त्री०--यी) भोतिक,--यः 1. मंगल ग्रह 
2. मूंगा । 

साहेयी गाय । 

भाहेश्वरः शिव की पूजा करने वाला । 

मि (स्वा० उभ० मिनोति, मिनुते --लौकिकसाहित्य में 
विरल प्रयोग) 1. फेंकवा, डालना, बखेरना 2. निर्माण 
करना (मक़ान) खड़ा करना 3. मापना 4. स्थापित 
करना 5. ध्यानपूर्वक देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना । 

मिच्छ (तुदा० पर० मिच्छति) 1. विध्न डालना, बाघा 
डालना 2. तंग करना । 


मित (भू० क० कृ) 1. मापा हुआ, नपा तुला 2. नाप 
कर निशान लगाया हुआ, हदबन्दी की हुई, सीमाबद्ध 
किया हुआ 3. सीमित, परिमित, मर्यादित, थोड़ा, 
स्वल्प, बचा रखने वाला, संक्षिप्त (शब्द आदि) 
“पुष्ट: सत्यं मितं ब्रूते स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌-पंच० 
१1८७, रघु० ९।३४ 4. मापने में, माप का (समास 
के अन्त में) जैसा कि 'ग्रहवसुकरिचन्द्रमिते वषं” अर्थात्‌ 
१८८९ 5. जांच पड़ताल किया हुआ, परीक्षित (दे० 
मा०) । सम०-अक्षर (वि०) 1. संक्षिप्त, नपा- 
तुला, थोड़े में, सामासिक --कु० ५।६३ 2. छन्दोबद्ध, 
पद्यात्मक, - अर्थ (वि०) नपे-तुले अर्थ वाला - आहार 
(वि०) थोड़ा खाने वाला, (--र:) परिमित आहार, 
--भाषिन्‌,-वाच्‌ कम बोलने वाला, नपेतुले शब्दों 
में अपनी बात कहने वाला - महीयांसः प्रकृत्या 
मितभाषिणः - शि० २।१३। 

मितद्धूम (वि०) घीरे-घीरे चलने वाला--मः हाथी । 

मितम्पच (वि०) 1. नपा-तुला अन्न पकाने वाला, थोड़ा 
पकाने वाला 2. मितव्ययी, दरिद्र कंजूस । 

मितिः (स्त्रीश) 1. नापना, माप, तोल 2. यथार्थ ज्ञान 
3. प्रमाण, साक्ष्य । 

मित्रः 1. सूर्य 2. आदित्य (इसका वर्णन प्रायः वरुण के 
साथ मिलता हे), - श्रम्‌ 1, दोस्त--तन्मित्रमापदि 
सुखे च समक्रियं यत्‌ भतुँ० २।६८, मेघ? १७ 
2. मित्रराष्ट्र, पड़ोसी राजा - तु० 'मण्डल' । सम० 
-आचारः मित्र के प्रति व्यवहार, उबथः 1. सूरज 
का उगना 2. मित्र का कल्याण या समृद्धि, कर्मन्‌ 
(नपुं ०) --कार्यम्‌,--कृत्यम्‌ मिश्र का कार्य, मित्रता- 
पूर्ण कार्यं या सेवा -रघु० १९।३१,--ष्न (वि०) 
विश्वासघाती, --द्रुह, - द्रोहिन्‌ (वि०) मित्र से घृणा 
करने वाला, मित्र के साथ विश्‍वासघात करने वाला, 
झूठा या विइवासघाती मित्र, - - भावः मित्रता, दोस्ती, 
~भेंः मेत्रीमंग,- वत्सल ( वि० ) मित्रों के 


प्रति कृपालु, झिष्टाचारयुक्त,- - हत्या मित्र का वध 
करना । 

मित्रयु (वि०) 1. मित्रवत्‌ आचरण करने वाला, हितेषी 
2. स्नेहशील, मिलनसार । 

सिद (म्वा० उभ० मेयति-ते) 1. सहकारी बनना, 
2. एकत्र मिलाना, मैथुन करना, जोड़ा बनाना 3. चोट 
पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना, वध करना 
4. समझना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, जानता 
5. झगड़ा । 

मिथस्‌ (अव्य०) 1. परस्पर, आपस में, एक दूसरे को 
= मनु० २।१४७, (प्रायः समास में) --मिथः प्रस्थाने 
--श° २, मिथः समयात्‌-- श० ५ 2. गुप्त रूप से, 
व्यक्तिगत रूप से, चुपचाप, निजी रूप से--भतुं: 
प्रसादं प्रतिपद्य मूर्ध्ना वक्तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌--कु० 
३।२, ६।१, रघु० १३।१ । 

मिथिलः एक राजा का नाम,--लाः (ब० व०) एक राष्ट्र 
का नाम,-ला नगर का नाभ, विदेह देश की राजधानी । 

मिथुनम्‌ 1. जोड़ा, दम्पती--मिथूनं परिकल्पितं त्वया सह- 
कारः फलिनी च नन्विमो--रघु० ८1६१, मेघ० १८, 
उत्तर० २।६ 2. यमज, 3. समागम, संगम 4. मैथुन, 
संभोग, सहवास 5. मिथुन राशि 6. (व्या० में) उप- 
सग से युक्त धातु । सम०--भाबः 1. जोड़ी बनाना. 
जोड़ा बनने की स्थिति 2. संभोग,--ब्रतिन्‌ (वि०) 
सहवास करने वाला । 

मिथुनेचरः चक्रवाक, चकवा--तु० ६ंद्वचर- । 

मिष्या (अव्य०) 1. झूठमूठ, धोखे से, गलत तरीके से, 
अशुद्धता के साथ -बहुघा विशेषण का बल रखते 
हुए -- मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा 
न मिथ्या --रघु० १८।४२, यदुवाच न तन्मिथ्या 
--१७।४२, मिथ्यव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्विनोदः 
कुत:--श० २।५ 2. विपर्यस्त रूप से, विपरीततया 
3. निष्प्रयोजन, व्यर्थ, निष्फलता के साथ--मिथ्या 
कारयते चारेघोषणां राक्षसाधिपः -भट्टि० ८।४४, 
भग० १८।५९, मिथ्या बद्‌ (वच्‌) मिथ्या कहना, 
झूठ बोलना, मिथ्या कृ -., मिथ्या सिद्ध करना, मिथ्या 
भू-, झूठ निकलना, झूठ होना, मिथ्या प्रह, गलत 
समझना, भूल होना या करना समास के आरंभ में 
प्रयुक्त 'मिथ्या' का अनुवाद 'झूठा' असत्य, अवास्त- 
विक, झूठमूठ, छलयुक्त, जाली आदि शब्दों से किया 
जा सकता हे । सम०- अध्यवसितिः एक अलंकार 
जिसमें किसी असंभव घटना पर आश्रित होने के 
कारण किसी वस्तु की असंभावना की अभिव्यक्ति 
हो--किचिन्मिथ्यात्वसिद्धधर्थ, मिथ्यार्थान्तरकल्पनम्‌, 
मिथ्याध्यवसितिवेश्यां वशयेत्‌ खस्रजं वहन्‌-- कुव०, 
अपवादः झूठा आरोप--अभिधानम्‌ झूठी युक्ति, 


( <०१ ) 


--अभियोगः झूठा या निराधार आरोप,--अभिझंसनम्‌ 
झूठा आक्षेप, मिथ्या दोषारोपण,--अभिज्ञापः 1. झूठी 
भविष्यवाणी .2. झूठा या अन्याय्य दावा,- आचारः 
गलत या अनुचित आचरण,--आहारः गलत भोजन, 
"7उत्तरम्‌ झूठा या गोलमोल जवाब,--उपचारः 
बनावटी कृपा या सेवा,--कर्मन्‌ (नपुं०) झूठा कार्य, 
--कोप:,--क्रोषः झूठ मूठ का गुस्सा,--क्रयः मिथ्या 
` मूल्य, - ग्रह. ग्रहणम्‌ समझने में भूल होना, गलत 
समझनां,--चर्या पाखंड,-ज्ञानर्‌ अशुद्धि, त्रुटि, 
गलतफहमी,--बर्जनम्‌ पाखंडधर्म, नास्तिकता,-- दृष्टिः 
(स्त्री०) मतविरोध, नास्तिकता के सिद्धांन्तों को 
मानना, --पुरुषः छाया पुरुष,--प्रतिज्ञ (वि०) झूठी 
` प्रतिज्ञा करने वाला, दगाबाज,--फलम्‌ काल्पनिक 
लाभ,---मतिः भ्रम, अशुद्धि, त्रुटि, --वचनम्‌---वाक्यम्‌ 
मिथ्यात्व, झूठ, बार्ता झूठा विवरण,--साक्षिन्‌ (पुं०) 
झूठा गवाह । 
मिद्‌ ] (म्वा० आ०, दिवा०, चुरा०, उभ० मेदते, मेद्यति-ते, 
मेहयति - ते) 1. चिकना या स्निग्ध होना 2. पिघ- 
लना ॐ. मोटा होना 4. प्रेम करना, स्नेह करना । 
४ (म्वा० उभ० मेदति--ते) दे० मिथ्‌ । 
मिद्धम्‌ 1. तन्द्रा, निठल्लापन, सुस्ती 2. जडता, निद्रालुता, 
मन्दता (उत्साह की भी) । 
भन्द्‌ ( म्वा० चुरा० पंर० भिन्दति, मिन्दयति ) दे० 
मिद्‌ गो) | 
सिन्व्‌ (म्वा० परें० मिन्वति) 1. छिड़कना, तर करना 
2. सम्मान करना, पूजा करमा । 
मिल्‌ 
मिलित) 1. सम्मिलित होना, मिलना, साथ होना 
--रुमण्वतो मिलितः - रत्न० ४ 2. आना या परस्पर 
मिलना, सम्मिलित होना, इकट्ठे होना, एकत्र होना 
“ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलायाकु- 
लास्ते संवंत्र मिलन्ति हि० १।२१०; याताः कि न 
मिलन्ति . अभरु १०, मिलितद्चिलीमुख'`` ` गीत० 
% स पात्रे समितोऽ्यत्र भोजनान्मिलितो न यः 
~ विका० 3. मिश्रित होना, मिलना, संपर्क में आना 
मिलति तव तो्थमृंगमदः-गंगा० ७ ¦ मिलना, 
मुकाबला करना (युद्धादि में) सधन होना, सटना, 
5. घटित होना, होना 6. मिलना, साथ आ पड़ना -- 
प्रेर० मेलयति--ते, एकत्र लाना, इकट्ठे होना, सम्मेलन 
बुलाना । 
निरूनम्‌ 1. सम्मिलित होना, मिलना, एक स्थान पर 
एकत्र होचा 2. मुकाबला करना 3. सम्पर्क, मिश्रित 
होता, संपर्क. में आचा व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव 
कलयति मलयसमीरम्‌  गीत० ४। 
भिरित (भू० क० कृू०) 1. एक स्थान पर आया हुआ, 


१०१ 


(तुदा उभ० मिलति ते, सामान्यतः मिलति, : 


एकत्र हुआ, मुकाबला किया गया, मिश्रित 2. मिला 
हुआ, मुठभेड़ हुई 3. मिश्रित 4. एक स्थान पर रक्खे 
हुए, सबको ग्रहण किया हुआ । 
; मधघुमक्खी, भोंरा--परिणतमकरन्दमामिकास्ते 

जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दा: - भामि० १।८,१५। 

मिलिन्दकः ए'क प्रकार का सांप । 

निश्‌ (भ्वा० पर० मेशति) 1. शोर करना, कोलाहल 
करना 2. क्रुद्ध होना । 

मिभ (चुरा० उभ० मिश्रयति-ते - 'मिश्र' की ना? 
धा०) मिलाना, गड्डमड्ड करना, जोड़ना, घोलना, 
संयुक्त गरना, बढाना - वाचं न मिश्रयति यद्यपि मे 
वचोभि:--श० १1३१, न मिश्रयति लोचने - भामि० 
२1१४० । 

मिश्र (वि०) 1. मिला हुआ, घोला हुआ, गड्डमड्ड किया 
हुआ, मिलाया हुआ राद्यं पद्य मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव 
व्यवस्थितम्‌--काव्या० १1११, ३१, ३२, रघु० १६। 
३२ 2. साथ लगा हुआ, संयुक्त 3. बहुविघ, ताना 
प्रकार का 4. उलझा हुआ, अन्तवेलित 5. (समास 
के अन्त में) मिश्रणसमेत, अधिकांशतः युक्त,-- श्वः 
1. आदरणीय या योज्य व्यक्ति, यह शब्द प्राय: बड़े बड़े 
पुरुषों और विद्वानों के नार्मा से पूर्व लगाया जाता है 
-र्‍आर्यमिश्रा: प्रमाणम्‌ . मालवि० १, वसिष्ठमिश्रः, 
मंडनमिश्र: आदि 2. एक प्रकार का हाथी, श्रम्‌ 
1. मिश्रण 2. एक प्रकार की मूली, सलजम । सम० 
"जे: खच्चर,--बर्ण (वि०). मिश्रित रंग का 
(--णेम्‌) एक प्रकार की काली अगर की लकड़ी, 
--शब्दः खच्चर । 

मिश्रक (वि०) 1. भिश्चित, गडुमडु किया हुआ 2. फुटकर, 
-ण्कः संयोजक 3. व्यापारिक वस्तुओं में मिलावट 
करने वाला,--कम्‌ खारी मिट्टी से पैदा किया गया. 
नमक । 

मिश्रणम्‌ मिलाना, घोलना, संयुक्त करना । 

भिश्चित (भू० क० कृ०) 1. मिला हुआ, घुला हुआ, 
संयुक्त 2. बढ़ाया हुआ 3. आदरणीय । 

भिष्‌ । (तुदा० पर० मिषति) 1. आंख खोलना, झपकना 
2. देखना, विवशतापुवंक देखना--जातवेदो मुखा- 
न्मायी मिषतामाच्छिनत्ति न:--कु० २।४६ 3. प्रति- 
दृंद्रिता करना, होड़ लेना, प्रतिस्पर्धा करना, उद्‌-, 
1, आखें खोलना--उन्मिषन्निमिषन्नपि--भग० ५।९, 
2. (आँखों की तरह) खोलना-कु० ४।२ 3. खुलना, 
खिलना, फुल्लित होना 4. उदय होना 5. चमकना, 
जगमगाना, नि--, आंखें मूंदना--भग० ५।९। 
1 (भ्बा० पर० मेषति) आद्र करना, तर करना, 
छिड़कना । 

भिषः प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्ंद्िता,--षम्‌ बहाना, छद्मवेष, घोखा, 


( ८०२ ) 


दांवर्पेच,: जालसाजी, झूठा आभास-बालमेनमेकेन 
मिषेणॉनीय--द०, ईउत्प्रेक्षा प्रकट करने के लिए 
बहुषा 'छल' की भांति प्रयुक्त होता है) --स रोम- 
` कूपौधमिषाज्जगत्कृती कृताइच कि दूषणशून्यबिन्दवः 
० ११२१, वदने ` विनिवेशिता भुजङ्गी पिशुनानां 
रसनामिषेण वात्रा--भांमि० १।१११। 
मिष्ट (वि०) 1. मंघुर 2. स्वादिष्ट, मजेदार कि मिष्ट- 
मन्नं खरसूकराणाम्‌, तु० व्हाई कास्ट पल्सं बिफोर 
स्वाइन” (Whiy cast pearls before the 
3571110: १) अर्थात्‌ बन्दर क्या जाने अदरक का 
स्वाद 3. तर किवी हुआ, गीला किया हुआ,--ष्टम्‌ 
मिष्टान्न, मिठाई । `: 
मिह, (म्वा० पर० मेहति, मीढ) 1. मूत्रोत्सगं करना 
2. गीला करना,: तर करना, छिड़कना 3. वीयंपात 
करना । . पि 4 ति 
मिहिका पाला, हिम । य - 
मिहिरः 1. सूर्य - मि तांवन्मिहिरोप निदयो5भूत-भामि० 
२।३४, यति मय्यबिराभ्िदाधामहिरज्वालाशतैः शुष्क- 
ताम्‌-१।१६, -नै० २९1३६, १३।५४ 2. बादल 
3. चन्द्रमा 4. हेवा, वॉय 5. बूढ़ा आदमी । 
मिहिराणः शिव का विशेषण । 
मी 1 (क्रधों० उभ० मीनाति मीनीते, श्रेण्य साहित्य में 
विरंल प्रयोग) 1: मार डालना, विनाश करना, चोट 
पहुंचाना, क्षति काता | 2. घटना, कम करना 
3. बदलना, परि करना 4. अतिक्रमण करना, 
उल्लंघन करना 1(7(म्वीं० पर० चुरा० उभ० मयति, 
माययति--ते) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. जानना, 
समझना (गतिभत्पोयंः) 11 (चुरा आ० मीयते) 
` “मरना, नष्ट होना 1 
आढ (भू? क० कु० ) 4. मूत्रोत्सृष्टि, पेशाब किया गया 
2. (मूत्र की भाँति) बहाया गया । 
मीढुष्टमः, मोढ्वस्‌ (पुं) शिव का विशेषण । 
सोनः 1 मछली - सुप्तमीन इव हृद:--रघु ० १।७३, मीनो 
नु हन्त कतमां गतिमम्युपतु--भामि० १।१७ 2. बारहवीं 
` अर्थात्‌ मीन राशि 3. विष्णु का पहला अवतार दे० 
. मत्स्यावतार । संम्‌०--अण्डम्‌ मछली का अंडा, मछली 
के अंडों का समूह,--माघातिन्‌, घातिन्‌ (पुं०) 
1. मछुवा 2. सारस,. आलयः समुद्र,-केतनः कामदेव, 
गन्धा सत्यवती का विशेषण - ,गन्धिका जोहड, 
पल्वल,-रजु:,-रहु: रामचिरेया, बहरी (एक शिकारी 
पक्षी) । किवा « 
मीनरः मगरमच्छ नाम का सभुद्री-दानव ! 
म्रीम्‌ (म्वा० पेर० मीमति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. शब्द करना । _ 
मौभांसकः 1: जो अनुसंधान करता हे, पूछताछ करता हूँ, 


अनुसंघानकर्ता, परीक्षक 2. मीमांसादर्शनशारत्र का 
अनुयायी । 
मोमांसनम्‌ अनुसंधान, परीक्षण, पूछताछ । 


मोमांसा गहन विचार, पूछताछ, परीक्षण, अनुसंधान, रस- 
गङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ - - रस०, 
इसी प्रकारं दत्तक? अलंकार? आदि 2. भारत के छः 
मुख्य दर्शनशास्त्रों में से एक। (मूल रूप से यह दो 
भागों में विभक्त हुँ,-जेमिनि द्वारा प्रवतित पूर्व- 
मीमांसा, और बादरायण के नाम से विख्यात उत्तर- 
मीमांसा या ब्रह्ममीमांसा । परन्तु इन दोनों दर्शनों में 
समानता की कोई बात नहीं है । पूर्वमीमांसा तो 
मुख्यतः वेद के कर्मकाण्डपरक मंत्रों की सही व्याख्या 
तथा वेद के मूलपाठ के संदिग्ध अंशो का निर्णय करतां 
है । उत्तर मीमांसा मुख्यतः ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा ` 
की स्थिति के विषय में बिचार करता है । अतः 
पूर्वमीमांसा को केवल 'मीमांसा' के नाम से तथा 
उत्तरमीमांसा को वेदान्त के नाम से पुकारते हुँ । 
उत्तरमीमांसा में जेमिनी के दशनशास्त्र की उत्तरार्घता 
की कोई बात नहीं है, इसी लिए उसको अब एक 
पृथक्‌ दर्शन माना जाता है), मीमांसाकृतमुन्ममाथ 
सहसा हस्ती मुनि जेमिनिम्‌--पंच० २।३३। 
मीरः 1. समुद्र 2. सीमा, हृद । 
मील (म्वा० पर०+-मीलति, मीलित) 1. अखं मूंदना, 
पलकों को बन्द करना, आँख झपकाना, झपकी--पत्रे 
विभ्यति मीलति क्षणमपि क्षिप्रं तदालोकनात्‌ ` गीत० 
१० 2. मूंदना, (आँख या फूलों का) मुदना या बन्द 
होना. नयनयुगममीलत्‌ -- शि० ११।२, तस्यां मिमी- 
लतुनेंत्रे - भट्टि० १४।५४ 3. मुर्झाना, अन्तर्धान होना, 
नष्ट होना 4. मिलना, एकत्र होना - प्रेर० (मीलयति 
ते) बन्द करवाना, मुंदवाना, (आँख था फूल आदि 
का) बन्द करना--शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने 
मीलयित्वा-मेघ० ११०, आ--, प्रेर०- बन्द करना, 
नेत्रे चामीलयन्‌-काव्या० २।११, उद्‌--1. आंखें 
खोलना -उदमीलीच्च लोचने--भट्टि० १५।१०२, 
१६।८ 2. जगाया जाना, उद्बुद्ध किया जाना शि० 
१०।७२ 3. फूलाना, फूंक मारना कि० ४।३, मा० 
१।३८ 4. प्रसृत किया जाना, फेलाया जाना, गुच्छे 
बनना, झुण्ड हो जाना उन्मीलन्मधुगंघ''''''गीत्‌० 
१, उत्तर० १।२० 5. दिखाई देना, अंकुर फूटना 
खं वायुज्वंलनो जल क्षितिरिति त्रैलोक्यमुन्मीलति 
-प्रबोष० १।२, भामि २।७२(प्रेर०) खुलना तदेत- 
दुन्मीलय चक्षुरायंत विक्रम० १।५, मृच्छ० १1३३ 
नि , 1. आँखें मूंदना रघु० १२६५ मनु० १।५२ 
2. मृत्यु के कारण आँखें मुंदना, मरना निमिमील 
नरोत्तमप्रिया हतचंद्रा तमसेव कौमुदी रघु० १1६८ 


( ८०३ ) 


+ (आँख या फूल आदि का) मुदना या बन्द होना 
निमीलितानमिव पंकजानाम्‌ रघु०. ७६४ 5. 
ओझल होना, नष्ट होना, अस्त होना (आलं०) नरेशे 
जीवलोको5यं निमीलति निमीलति-- हि० ३1१४५, 
द्यौनिमीलितनक्षत्रा हरि० (प्रेर०) बंद करना, 
मूंदना -उन्मीलिताऽपि दृष्टिनिमीलितेवांघकारेण 
मृच्छ १।३३, न्यमिमीलदन्जनयनं नलिनी--शि० ९। 
११, लीलापद्मं न्यमीलयत्‌--काव्या० २1२६१, कुठ 
२1२६. ५।५७, रघु० १९२८, सम्‌--,बेंद होना, 
मुंदना (प्रेर०) 1. बन्द करना या मूंदना, उपांत 
सम्मिलितलोचनो नृप:--रघु० ३।२६, १३।१० 2. 
मलिन कर गा, अंधेरा करना, घुंघला करना विकार- 
इचेतन्यं रमयति च संमीलयति च उत्तर० १।३६। 
मलिनम्‌ 1. आँखों का मुंदना, झपकना, झपकी लेना 2. 
आँखों का मूंदना 3. फूल का बन्द होना । 


मोलित (भू० क० कृ०) 1. बन्द, मुदा हुआ 2. झपकी 
हुई 3. अघखुला, बिना खिला 4. नष्ट हुआ, ओझल 
"तम्‌ (अलं० में) एक अलंकार जिनके बीच का 
अन्तर या भेद उनकी प्राकृतिक या कृत्रिम समानता 
के कारण पूर्णरूप से अस्पष्ट रहता हे, मम्मट इसकी 
परिभाषा करता है-समेन लक्षणा वस्तु वस्तुना यन्नि- 
गृह्यते, निजेनायंतुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌-- 
काव्य० १०] 

सीद्‌ (भ्वा० पर० मीवति) 
मोटा होना । 

मीवरः सेना का नायक, सेनाध्यक्ष । 

सीवा [मी-|-वन्‌] 1. पट्टकृम, अंत्रकीट, केंचुआ 2. वायु । 

मुः [ मुच्‌+-ड्‌ | 1. शिव का विशेषण 2. बन्धन, कंद 
3. मोक्ष 4. चिता । 

सुकन्दकः प्याज । 

मुङुः [मुच्‌ -कु, पृषो०] मुक्ति, छुटकारा, विशेषतः मोक्ष । 

मुकुटम्‌ [ मंक्‌ | उटन्‌, पृषो० ] 1. ताज, किरीट, राज- 
मुकुट - मुकुटरत्नमरीचिभिरस्पृशत्‌ -- रघु० ९।१३ 
2. शिखा 3. शिखर, नोक या सिरा । 

मुकुटी [ मुकुट+-डीष्‌ ] अंगुलियाँ चटकाना । 

मुन्दः | मुकुम्‌ दाति दा--क पृषो० मुम्‌० ] 1. विष्णु या 
कृष्ण का नाम 2. पारा 3. मूल्यवान्‌ पत्थर या रत्न 
4. कुबेर की नौ निधियों में से एक 5. एक प्रकार 
का ढोल । 

मुकुरः [ i ac Ns उत्वम्‌ | मुंह देखने का शीशा-गुणि- 
नामपि त्तः परत एव संभवति, स्वमहिम- 
दर्शनमक्ष्णोर्मुकुरतळे जायते यस्मात्‌--वास०, शि० 
९।७३, न० २२।४३ 2. कली, दे० 'मुकुल' 3. कुम्हार 
के चाक का डंडा 4. मौलसिरी का पेड़ । 

भुकुलः,--लम्‌ | मुच्‌ ‡-उलक्‌ ] 1. कली - आविर्भूत प्रथम- 


1. जाना, हिलना-जुलना 2. 


मुकुला: कन्दलीस्चानुकच्छम्‌-मेघ० २१, रघु० ९1३१, 
१५।९९ 2. कली जसी कोई वस्तु- आलक्ष्यदन्तमुकु- 
छान्‌ (तनयान्‌) --श० ७।१७ 3. शरीर 4. आत्मा, 
जीव (मुकुलीकृ,-कली की भांति मुंदना--कु० 
५।६३) 1 

मुकुर्ति (वि०) [ मुकुल+-इतच्‌ ] 1. कलियों से यक्त, 
कलीदार, फूल 2. अघमुंदा, आघाबंद-- दरमुकुलित 
नयनसरोजम्‌--गीत० २, कु० ३।७६। 

मुकुष्ठः, मुकुष्ठकः | मुकु +-स्था+-क, मुकुष्ठ--कन्‌ ] एक 
प्रकार का लोबिया, मोठ । 

मुक्तः (भू० क० कृ०) [मुच्‌+-क्त] 1. ढीला किया 
हुआ, शिथिलित, मंद या घीमा किया हुआ 2. स्वतंत्र 
छोड़ा हुआ, आजाद किया हुआ, विश्राम दिया हुआ 
3. परित्यक्त, छोड़ा हुआ त्यागा हुआ, एक ओर फेका 
हुआ, उतार दिया हुआ 4. फेंका हुआ, डाला हुआ, 
कार्यमुक्त किया हुआ, ढकेला हुआ 5. गिरा हुआ, 
अवपतित 6. म्लान, अवसन्न 7. निकाला हुआ, उत्सृष्ट 
8. मोक्ष प्राप्त किया हुआ (दे० मुच्‌),--क्तः जो 
सांसारिक जीवन के बन्धनों से मुक्ति पा चुका हे, 
जिसने सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर पूण मोक्ष 
आप्त कर लिया हें, अपमुक्त संत; -- सुभाषितेन 
गीतेन युवतीनां च लीलया, मनो न भिद्यते यस्य 
स वे मुक्तो धथवा पशुः--सुभा०। सम०--अम्बरः 
दिगंबर सप्रदाय का जन साघु, आत्मन्‌ (वि०) 
जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है (पुं०) 1. सांसारिक 
वासनाओं और पापों से मुक्त आत्मा 2. बह व्यक्ति 
जिसकी आत्मा अपमुक्त हो गई हे,आसन (वि० ) अपने 
आसन से उठा हुआ,-- कच्छः बौद्ध, ः वह्‌ 
साँप जिसने अपनी केंचुली उतार दी है,-- कष्ठ(वि०) 
दुहाई मचाने वाला (अब्य०- ठम्‌) फूट फूट कर, 
ऊँचे स्वर से, जोर से--रघु० १४।६८,--कर, - हस्त 
वि०) उदार, खुले हाथ वाला, दानी,-- चक्षुस्‌ (पुं०) 
सिंह, --वसन दे० मुक्तांबर । 

मुक्तकम्‌ [मुक्त +-कन्‌] 1. अस्त्र आयुधास्त्र 2. सरल गद्य 
3. एक पृथक्कृत श्लोक जिसका अथं स्वयं अपने में 
पूर्ण हो -दे० काव्या” १।१३-- मुक्तकं इलोक 
एवेकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । 

मुक्ता |मुक्त+-टाप्‌] 1. मोती--हारोऽयं हरिणाक्षीणां 
लूठति स्तनमण्डले, मुक्तानामष्यवस्थेयं के वयं स्मर- 
किद्कराः अमरु १०० (यहां 'मुक्तानां' का अर्थ 
“दोषमुक्त संत' भी ह) मोती अनेक स्रोतों से उपलब्ध 
बतलाय जाते हैं परन्तु विशेष कर समुद्री सीपी से 
प्राप्त होते हँ; --करीन्द्र जीमृतवराहशंखमत्स्यादि 
शुक्त्यृ-्भववेणुजानि, मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके 
तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि--मल्लि०) 2. वेश्या, 


मुक्तः (स्त्रीश) [मच्‌-+क्तिन्‌] 1. छुटकारा, निस्तार; 


मुक्त्वा (अव्य०) (मुच्‌--क्त्वा] 1. छोड़कर, परित्याग 


मुखम्‌ [खन्‌+-अच्‌, डित्‌ घातोः पूर्व मुट्‌ च] 1. मुंह 


( ८०४ ) 


गणिका । सम०--अगारः, आगारः मोती का घोंधा, 
--आर्वालः,-ली (स्त्री०) -कलापः मोतियों का हार 

गुणः मोतियों का हार, मोतियों की लड़ी मेघ० 
४६, रघु० १६।१८, जारम्‌ मोतियों की लड़ी या 
करघनी, -दामन्‌ (नपुं०) मोतियों की लड़ी, पुष्पः 
एक प्रकार की चमेली, प्रसुः (स्त्रीश) मोती की 
शुक्ति, प्रालभ्बः मोतियों की लढ़ी, , फलम्‌ 1. मोती 

कु० १६, रघु० ६२८ १६।६२ 2. एक प्रकार 
का फूल 3. सीताफल या कुम्हड़ा 4. कपूर, मणिः 
मोती, मात्‌ (स्त्री) मोती का घोंघा, लता, 

खज्‌ हारः मोतियों की माला, शुक्तिः _ स्फोटः 
बह घोंघा या सीपी जिसमें से मोती निकलते हूँ । 


उन्मोचन 2. स्वातंत्र्य, उद्धार 3 मोक्ष, आवागमन के 
चक्र से आत्मा का मोचन 4. छोड़ना, त्याग, परित्याग, 
टालना-संसगंमुक्तिः खलेषु -भतूं० २।६२ 5. फेंकना, 
गिरा देना, छोड़ देना, मुक्त करना 6. आजाद करना, 
खोलना 7. ऋण मुक्त होना, ऋण परिशोध करना । 
सम० क्षेत्रम्‌ वाराणसी का विशेषण, मार्गः मोक्ष 
का रास्ता, - मुक्‍त: लोबान । 


करके 2. सिवाय, छोड़ कर, विना । 


(आलं० से भी) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ऋकू 
---१०।९०।१२ सञ्रूभङ्गं मुखमिव--मेघ० २४, त्वं 
सम मुखं भव -विक्रम० १, 'मेरे मुखपात्र या प्रति- 
निघिवक्ता बनिये 2. चेहरा, मुखमण्डल - परिवृत्ार्घ- 
मुखी मयाद्य दृष्टा-विक्रम० १1१७, नियमक्षाममुखी 
घृतेकवेणि: -श० ७।२१, इसी प्रकार चन्द्रमुखी, 
मुखचन्द्र आदि 3. (किसी जानवर की) थूथन, थूथनी 
या मोहरी 4. अग्रभाग, हरावल, पुरोभाग 5. किनारा, 
नोक, (बाण का) फल, प्रमुख - पुरारिमप्राप्तमुखः 
शिलीमुखः - कु० ५५४, रघु० ३।५७, ५९ 6. (किसी 
उपकरण का) की घार या तीक्ष्ण नोक . 7. 
स्तनाग्र--कु० १।४०; रघु० ३।८ 8. पक्षी की चोंच 
9. दिशा, तरफ जैसा कि 'दिडमुखं, अन्तमुँख' में 
10. विवर, द्वार, मुँह-नीवाराः शुकगर्भकोटरमुख- 
अ्रष्टास्तरूणामघः - श० १।१४, नदीमुखेनेव समुद्र- 
माविशत्‌ - रघु० ३।२८, कु० १।८ 11. प्रवेश द्वार, 
दरवाजा, गमन मार्ग 12. आरंभ, शुरू, सखीजनोद्दीक्षण- 
कौमुदोमुखम्‌ - रघु० ३।१, दिनमुखानिरविहिमनिग्रहे- 
विमलयन्‌ मलयं नगमत्यजत्‌ -९।२५, ५1७६, घट० 
२ 13. प्रस्तावना, 14. मुख्य, प्रधान, प्रमुख (इस अर्थ 
में प्रयोग समास के अन्त में) बन्धोन्मुक्त्ये खलू 
मखमुखान्कुवंते कमंपाशान्‌ भामि० ४।२१, इसी 


प्रकार इन्द्रमुखा देवाः आदि 15. सतह, ऊपरी पाइवे 
16. साधन 17. स्रोत, जन्मस्थान, उत्पत्ति 18. उच्चा- 
रण जैसा कि 'मुखसुख' में 19. वेद, श्रुति 
20. (काव्य में) नाटक में अभिनयादि कर्मे का 
मूलस्रोत, एक संघि। सम० - अग्निः 1. दावानल 
2. आग के मुख वाला बेताल 3. अभिमन्त्रित या 
यज्ञीय अग्नि 4. चिता में अग्न्याधान के अवसर पर 
शव के मुख पर रक्खी जाने वाली आग, - अनिलः, 

उच्छ्वासः सांस, - अस्त्रः केकड़ा, - आकारः चेहरा, ` 
मुखछवि, दर्शन,-आसवः अधरामृत,-आखावः, स्रावः 
थूक, मुंह की लार, इन्दुः चन्द्रमा जैसा मुँह अर्थात्‌ 
गोल सुन्दर मुख, उल्का दावानर, - कमलम्‌ कमल 
जैसा मुख, खुरः दांत,--गंघकः प्याज--चपल (वि०) 
बातूनी, वाचाल,--चपेटिका मुंह पर लगाई जाने वाली 
चपत, चीरिः (स्त्री०) जिह्वा,-जः ब्राह्मण, जाहम्‌ 
मुंह की जड़, कण्ठ,--दृषणः प्याज, - दूषिका मुहासा, 

निरोक्षकः सुस्त, आलसी, मुंह की ओर ताकने वाला, 
निवासिनी सरस्वती का विशेषण,-पटः घूंघट-कुवेन्‌ 
कामं क्षणमुखपटप्रीतिमरावतस्य मेघ० ६२, - पिण्डः 
(मोजन का) ग्रास, - पूरणम्‌ 1. मुंह को भरना 
2. एक कुल्ला पानी, मुंहभर, - प्रसादः प्रसनवदन, 
मुख की प्रसन्नमुद्रा, प्रियः संतरा, - बंधः भूमिका, 
प्रस्तावना, बन्छनम्‌ 1. भूमिका 2. ढक्कन, आवरण, 
- भूषणम्‌ पानं लगाना-दे० तांबूल, ` भेवः चेहरे का 
विकृत हो जाना, भघु (वि) मिष्टभाषी, मघुराघर, 

मार्जनम्‌ मुंह धोना, - यन्त्रणम्‌ लगाम की मुखरी 
या वल्या, रागः चेहरे का रंग - रघु० १२।८, १७ 
३१, लाङ्कलः सूअर, - लेपः 1. (ढोलक के) उपरी 
भाग पर लेप करना 2. कफ प्रकृति वाले पुरुष की 
एक दीमारी, - वल्लभः अनार का पेड़, वाद्यम्‌ 
1. मुँह से बजाया जाने वाला बाजा, फूंक मार कर 
बजाया जाने वाला बाजा 2. मुँह से 'बम्‌ बम्‌’ शब्द 
करना, वासः, वासनः इवास को सुगंधित बनाने 
वाला एक मंधद्रव्य, विलण्ठिका बकरी, -- व्यादानम्‌ 
मुँह फाडना, जंभाई लेना, - शक (वि०) गाली देने 
वाला, अश्लीलभाषी, बदजबान,- शुद्धि: (स्त्री०) 
मुंह को धोना या निर्मल करना, - झेषः राहू का 
विशेषण,-श्ञोधन (वि०) 1. मुंह को स्वच्छ करने वाला 
2. तीक्ष्ण, तीखा, (नः) चरपराहट, तीखापन, (नम्‌) 
मुंह को साफ करना, श्री (स्त्री) 'मुख का सौन्दर्य 
प्रिय मुखमुद्रा, - सुखम्‌ उच्चारण की सुविधा, ध्वन्या- 
त्मक सुख, सुरम्‌ होठों की तरावट । 


मुखम्पचः [मुख +-पच्‌ 4-खच्‌, मुम्‌ | भिखारी, साध । 
मुखर (वि) [मुखं मुखव्यापार॑ कथनं राति-रा 


झक] । बातूनी, वाचाल, वाक्‍्पटु--मुखरा 


( ८०५ ) 


खल्वेषा गर्भदासी रत्न २, मुखरतावसरे हि विराजते 
जाकि० ५।१६ 3. कोलाहलमय, लगातार शब्द 
करने वाला, टनटन बजने वाला, (पाजेब की भांति) 
रुनझुन करने वाला---स्तंम्बेरमा मुखरश्शुङ्कलकषिणस्तें 
-- रघु० ५।७२, अन्तः कूजन्मुखरशकुनो यत्र रम्यो 
वनान्तः उत्तर० २1२५, २०, मा० ९।५, मुख रमघीरं 
त्मज मञ्जीरं रिपुमिव केलिषु लोलम्‌ ` गीत०५, 
मुच्छ० १।३५ 3. ध्वननशील, अनुनादी, गूंजने वाला 
(प्रायः समास के अन्त में)-स्थाने-स्थाने मुखरककुभो 
झाङकृतेनिर् राणाम्‌ - उत्तर० २।१४, मण्डली मुखर- 
शिखरे ( लताकुंजे ) गीत० २; रघु० १३४६ 
4. अभिव्यंजक या सूचक 5. अश्लीलभाषी, गाली देने 
वाला, वदजवान 6. उपहास करने वाला, हँसी दिल्लगी 
करने वाला (मुखरीकृ -, शब्द करवाना, बुलवाना, 
प्रतिध्वनित करवाना), - रः 1. कौवा 2. नेता मुख्य 
या प्रधान पुरुष यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र 
हन्यते -- हि० १२९ 3. शंख । 
मुखरयति (ना० घा० पर०) 1. प्रतिघ्वनित या कोला- 
हलमय करना, गुंजाना 2. बुलवाना या बातें करवाना, 
- अत एव शुश्रूषा मां मुखरयति-मुद्रा० ३ 3. अघि- 
सूचित करना, घोषणा करना, अभिज्ञापन करना । 
मुखरिका, मुखरी [मुखर+-कन्‌ टाप, इत्वम्‌, मुखर +-ङीष्‌] 
लगाम की वल्गा, लगाम का दहाना । 
मुखरित (वि०) [मुखर +-इतचू] कोलाहलमय या अनु- 
नादित किया हुआ, बजता हुआ, कोलाहलपूर्ण-गण्डो- 
ड्डीनालिमाला मुखरितककुभस्ताण्डवोे शूलपाणेः 
मा० १ १] 
मुख्य (वि०) [मुखे आदौ भतः-यत्‌] 1. मुख या चेहरे 
से संबंध रखने वाला 2. बड़ा, प्रधान, प्रमुख, प्रथम, 
सर्वं प्रधान, उत्तम, द्विजातिमुख्यः, वारमुख्याः, 
योधमुख्याः आदि,--रख्यः नेता, पथप्रदर्शक - ख्यम्‌ 
1. प्रधान यज्ञकृत्य या घामिक संस्कार 2. वेदों का 
पठनपाठन । सम० अर्थः शब्द का मुख्य या मूल 
(विप० गौण) आशय,-चान्दरः मुख्य चांद्र मास, नृपः 
~ नृपतिः प्रभुसत्ताप्राप्त राजा, सर्वोपरि प्रभु,-भन्त्रिन्‌ 
(पुं.) प्रधान मंत्री । 
सुगृहः एक प्रकार का जल कुक्कुट । 
मुग्ध (वि) ° [ मुह - क्त | 1. जड़ीकृत, मूछित 2. हृत- 
बुद्धि, प्रणयोन्मत्त 3. मूढ, अज्ञानी, मूर्ख, जड-शशा दु: 
.केन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषितः-भामि० २।२९ 
4. सरल, सीघासादा, भोला-भाला --उत्तर० १।४६ 
5. भूल करने वाला, भूल में पड़ा हुआ 6. बालोचित 
सरलता से मोहित करने वाला (अभी प्रेमरस से 
अपरिचित), बालसुलभ, --(कः) -- अयमाचरत्यविनयं 
मुग्धासु तपस्विकन्यासु श० १।२५, रघु० ९।३४, 


(अतः) सुन्दर, प्रिय, मनोहर, कांत- हरिरिह मुग्ध- 
वघूनिकरे विलासिनि विलसित केलिपरे गीत० १, 
उत्तर० ३।५,~ ग्घा कुमारी सुलभ भोलेपन से आकर्षक 
किशोरी, सुन्दर तरुणी, (काव्यकृतियों में यह एक 
नायिका का भेद माना जाता हं) । सम०--अक्षी 
सुन्दर आँखों वाली युवती वियोगो मुग्धाक्ष्याः स 
खलू रिपुघातावधिरभूत्‌ उत्तर» ३।४४, आनना 
सुन्दर मुख वाली, धी, बुद्धि, मति (वि०! 
मूर्ख, मूढ़, जड, भोला-भाला, भावः सादगी, 
भोलापन । 


मुच्‌ ¡ (म्वा० आ० मोचते) धोखा देना, ठगना; दे» 


मुञ्च्‌ । 
11 (तुदा ० उभ०-मुञ्चति-ते, मुक्त) शिथिल करना, 
मुक्त करना, छोड़ना, जाने देना, ढीला होने देना, 
स्वतंत्र करना, छुटकारा करना (बन्धन आदि से) 
वनाय “यशोधनो घेनुमुषेर्मुमोच---रघु० २।१ 
३।२०, मनु० ८२०२, मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीर्वीयं- 
विभूतिभि:---कु० २।६१, रघु० १०।४७, मा भवान- 
ङ्गानि मञ्चतु विक्रम २, भगवान्‌ करे आपके अंग 
म्लान न हों -हतोत्साह न होइए' 2. आजाद करना, 
ढीला छोड़ना (बाणी की भाँति)-कण्टं मुञ्चति बहिण: 
समदनः मृच्छ० ५।१४, 'अपनी वाणी या कठ को 
ढील देता है अर्थात्‌ चीत्कार करता है! 3. छोड़ना, 
परित्याग करना, उन्मुक्त करना, छोड़ देना, एक ओर 
डाल देना, उत्सर्ग करना रात्रिर्गता मतिमतां वर 
मुञ्च शय्याम्‌ - रघु० ५।६६, मुनिसुता प्रणयस्मृति- 
रोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः श० ६।७, 
मौनं मुञ्चति किं च कैरवकुले भामि० १।४, आवि- 
भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः - विक्रम० १।८, 
मेघ० ९६, ४१, रघु० ३।११ 4. अलग रखना, अप- 
हरण करना, अलगाना, दे० मुक्ता 5. डालना, फेंकना, 
उछाल देना, पटक देना, बोझा उतारना मृगेषु 
शरान्मुमुक्षोः रघु० ९1५८, भट्टि० १५।५३ 7 निका- 
लना, थिराना, उडेलना, टपकाना (आँसू) ढलकाना 
-अपसृतपाण्डुपुत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः-श० ४।११, 
चिरविरहजं मुंञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ मेघ० १२, भट्टि० 
७।२ 8. उच्चारण करना, बोलना मा० ९।५, 
भट्टि ७1५७ 9. प्रदान करना, अनुदान देना, अर्पण 
करना 10, पहनना (आ०) 11. उत्सग करना 
(मलमूत्र का)-कर्मवा० (मुच्यते) ढीला किया जाना, 
छुटकारा पाना, स्वतंत्र होना, दोषमुक्त होना; -मुच्यते 
सर्वपापेम्यः'' 'प्रेर० (मोचयति-ते) 1. स्वतंत्र या 
मुक्त कराना 2. गिरवाना 3. ढीला छोड़ना, आजाद 
करना, छुटकारा देना 4. उद्धार करना, सुलझाना 
5. जुआ हटाना, (घोड़े आदि पर से) साज उतारना 


( ८०६ ) 


6. प्रदान करना, अपण करना 7. प्रसन्न करना, 
आनन्दित करना इच्छा० 1. (मुमुक्षति) मुक्‍त या 
स्वतंत्र करने की इच्छा करना 2. मुमुक्षते,-मोक्षते) 
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करना । अब --,उतार 
देना, उड़ा देना आ,--1. पहनना, धारण करना, 
चारों. ओर बांधना या कसना आमुञ्चतीवाभरणं 
द्वितीयम्‌ रघु० १३२१, १२1८६, १८।७४, कि० 
११११५, आमुञ्चद्वमं रत्नाढ्यम्‌ भट्टिः १७२ 
2. डालना, फेंकना, दागना - आमोक्ष्यन्ते त्वयि कटा- 
क्षानू--मेघ० ३५, उद्‌,--1. खोलना, रघु० ६२८ 
2. ढीला करना, मुक्‍त करना, स्वतंत्र करना 3. उता- 
रना, खींच ले जाना, एक ओर करना, छोड़ना, परि- 
त्याग करना--भट्टि० ३।२२ निस्‌, --1. स्वतंत्र करना, 
आजाद करना, मुक्त करना -हिमनिर्मुक्तयोर्योगे 
चित्रा चन्द्रमसोरिव-- रघु» १।४६, भग० ७।२८ 
2. छोड़ना, खाली कर देना, परित्याग करना, 
परि--,1. स्वतंत्र करना, छुटकारा देना, मुक्‍त करना, 
-मेघोपरोघपरिमुक्तशशा ङ्कुवक्त्रा --- ऋतु ० ३।७, चौर० 
९ 2. छोड़ना, खाली कर देना, परित्याग करना 


प्र ,1. स्वतंत्र करना, मुक्त करना, छुटकारा देना; 
2. फेंकना, डालना, उछालना 3. गिराना, उत्सर्जन 
करना, बीज बिखेरना, प्रति , 1. स्वतन्त्र करना, 
मुक्त करना, छुटकारा देना, आजाद करना,--गृहीत- 
प्रतिमुक्तस्य - रधु ४।३३, अम्‌ तुरङ्गं प्रतिमोक्तुम- 
हसि --३।४६ 2. धोरण करना, पहनना 3. खाली कर 
देना छोड़ना, परित्याग करना, 4. फेंकना, डालना, 
दागना, वि--, 1. स्वतंत्र करना, मुक्‍त करना 2. छोड़ 
देना, एक ओर डाल देना, परित्याग करना, खाली कर 
देना-विमुच्य वासांसि गुरूणि सांप्रतम्‌ --ऋतु० १। 
७ 3. जाने देना, ढील देना -भट्टि० ७।५० 4. अल- 
याना, अलग रखना; कु० ३1३१ 5. गिराना, 
(आँसू) ढलकाना - चिरमश्रूणि विमुच्य राघवः 
--रघु० ८।२५ 6. फेंकना, डालना, सम्‌--,गिराना, 
भारमुक्त करना । 

मुचकः लाख । 

मुचु (च) कुन्दः 1. एक वृक्ष का नाम 2. मांघाता के पुत्र 
एक प्राचीन राजा का नाम (देवासुर संग्राम में देव- 
ताओ की सहायता के बदले उसे बिना किसी रोक के 
लम्बी नींद का सुख प्राप्त करने का वरदान मिला 
था । देवों का आदेश था कि जो कोई उसकी नींद में 
विध्न डालेगा भस्म हो जायगा । जब कृष्ण ने बल- 
वान्‌ कालयवन को मारना चाहा तो उसे मुचुकुंद की 
गुफा में धकेल दिया । वहाँ प्रविष्ट होते ही मुचकुंद 
राजा की नेत्राग्नि से कालयवन भस्म हो गया) । 
सम० - प्रसादकः कृष्ण का विशेषण । 


मुचिरः [ मुञ्च्‌+-किरच्‌ | 1. देवता 2. गुण- 3. वायु । 

मुचिलिन्दः एक प्रकार का फूल, तिलपुष्पी । 

मुचुटी 1. अंगुलियाँ चटकाना 2. मक्का । 

मुख्‌ , मुञङ्ज्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० - भोजति, 
भुञ्जति, भोजयति-- ते, भुञ्जयति ते) 1. स्वच्छ 
करना, निर्मेल करना 2. शब्द करना । 

मुञ्जः [ मुञ्ज्‌+अच्‌ ] एक प्रकार का घास (जिससे कि 
ब्राह्मण की तड़ागी तैयार करनी चाहिए) --मनु० २। 
४३ 2. घारापति राजा मुंज का नाम (कहते हैं कि 
मुंज राजा भोज का चाचा था) । सम० केझः 
1. शिव का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण, - केझिन्‌ 
(पुं०) विष्णु का विशेषण, - बन्धनम्‌ यज्ञोपवीत पह- 
नना अर्थात्‌ तड़ागी घारण करना, अर्थात्‌ उपनयन 
संस्कार, - वासस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण । 

मुञ्जरम्‌ [ मुञ्जू--अरन्‌ ] कमल की रेशेदार जड़। 

मुद्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मोटति, मोटयति- ते) 
1. कुचलना, तोड़ना, पीसना, चूरा करना 2. कलंकित 
करना, बुरा भला कहना (इस अर्थ में धातु तुदा० की 
भी हूँ) । 

मुण्‌ (तुदा० पर० मृणति) प्रतिज्ञा करना । 

मुण्ट्‌ (म्वा० पर० मुण्टति) कुचलना, पीसंना । 

मुष्ड 1 (म्वा० पर० मुण्डति) 1. क्षोर कर्म करना, मूंडना 
2. कुचलना, पीसना । 11 (भ्वा० आ० मुण्डते) डूबना । 

मुण्ड (वि०) [ मुण्ड्‌ +अच्‌ ] 1. मुंडा हुआ 2. कतरा 
हुआ, छांटा हुआ 3. कुण्डित 4. अधम, नीच, - डः 
1. जिसका सिर मुंडा हुआ हो या गंजा हो 2. मुंडा 
हुआ या गंजा सिर 3. मस्तक ५. नाई 5. पेड़ का तना 
जिसकी ऊंची ऊंची शाखाएँ झांग दी गई हो, - डा 
किसी विशेष आश्रम की स्त्रीभिक्षुणी,--डम्‌ 1. सिर 
2. लोहा । सम०--अयसभ्‌ लोहा, फलः नारियल 
का पेड़,--मण्डलो ऐसा जनसमूह जिनके सिर मुंडे हुए 
हों,--लोहम्‌ लोहा,--शालिः एक प्रकार का चावल ! 

मुण्डकः [ मुण्ड---कन्‌ ] 1. नाई 2. पेड़ का तना जिसकी 
बड़ी बड़ी शाखाएँ झांग दी गई हों, ठूंठ,-कम्‌ सिर । 
सम०--उपनिषद्‌ (स्त्रीश) अथववेद की एक उप- 
निषद्‌ का नाम । 

मुण्डनम्‌ [ मुण्ड्‌ - ल्युट्‌ | सिर मूंडना, मुंडन । 

मुण्डित (भू० क० कृ०) [ मुण्ड्‌ 4-क्त | 1. मुडा हुआ 
2. कतरा हुआ या छांटा हुआ, झांगा हुआ,--तम्‌ 
लोहा । 

मुच्डिन्‌ (पुं०) [ मृण्ड--इनि ] 1. नाई 2. शिव का 
विशेषण । 

मुत्यम्‌ मोती । 

मृद्‌! (चुरा० उभ० मोदयति--ते) 1. मिलाना, घोलना 
2. स्वच्छ करना, निर्मल करना । 


( ८०७ ) 


1! (म्वा० आ० मोदते, प्रेर० मोदयति ते, इच्छा» 
मुमुदिषते या मुमोदिषते) हर्ष मनाना, प्रसन्न होना, 
हृष्ट या आनन्दित होना यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 
इत्यज्ञानविमोहिताः भग० १६1१५, मनु० २२३२, 
२९१, भट्टि० १५।९६, अनु, --अनुमोदन करना 
मंजूरी देना, अनुमति देना, स्वीकृति देना, रघु» 
१४४३, आ. , 1. प्रसन्न या हषित होना, हर्ष मनाना 
2. सुगंधित होना, (प्रेर०) सुगंधित करना, सुवासित 
करना, परिमळैरामोदयन्ती दिशः भामि० १।५६, 
प्र ,अव्यंत प्रसन्न होना बहुत खुश होना; रघु० ६। 
८६, मा० ५।२३। 

मुद्‌, मुदा (स्त्रीश) [ मुद्‌ + (भावे) क्विप्‌, मुद्‌+-टाप्‌ ] 
हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, संतोष पितुर्मुदं तेन 
ततान सोऽर्भकः रघु० ३।२५, अइनन्‌ पुरो हरितको 
मुदमादधानः शि० ५।५८, १।२३, विषादे कर्तव्ये 
विदधति जडाः प्रत्यृत मुदम्‌ भतू. ३।२५; द्विपरण 
मुदा -गीत० ११, कि० ५।२५, रघू ० ७1३० | 

मुदित (भू ० क० कृ०) [ मुद्‌ क्त ] प्रसन्न, हृषित, आनं- 
दित, खुश, हर्षयुक्त, तम्‌ 1. प्रसन्नता, आनंद, खुशी 
हर्ष 2. एक प्रकार का मंथुनालिङ्गन, ता हर्ष, आतंद । 

मुदिरः [ मुद्‌ +-किरच्‌ ]। बादल प्रचुर पुरन्दरघनुरञ्जि- 
तमेदुरमृदिर सुवेशम्‌ गीत० २, या, मुञ्चसि नाद्यापि 
रुषं भामिनि मुदिरालिरुदियाय ` भामि २।८८ 
2. प्रेमी, कामासक्त 3. मेंढक । 

मुदी [ मद्‌ +-क +-डीष्‌ | ज्योत्स्ना, चांदनी । 

मुद्गः [ मुद-गक | 1. एक प्रकार का लोबिया, मुंग 
2. ढकना, आवरण 3. एक प्रकार का समुद्री-पशु । 
सम्‌० भृज्‌,--भोजिन्‌ (पूं०) घोड़ा । 

मुद्गरः [ मुदं गिरति गृञ-अच्‌ ] 1. हथौड़ा, मोंगरी, 
जैसा कि 'मोहम्‌द्गर' शंकराचार्य कृत एक छोटा 
काव्य) में--रघु० १२।७३ 2. गतका, गदा 3. मिट्टी 
के ढेले तोड़ने वाली मोगरी 4. डम्बल, लोहे के छोटे 
मुग्दर 5. कली 6. एक प्रकार की चमेली (इस अर्थे 
में यह शब्द नपुं भी होता हें) 

मुद्गलः [ मुदग--ला-+क ] एक प्रकार का घास । 

मुग्दष्टः (पु ०) एक प्रकार की मूंग । 

मुद्रणम्‌ [ मुद्‌+-रा--ल्यृट्‌, पृषो० ]। मोहर लगाना, 
मुद्रांकित करना, छापना, चिह्न लगाना 2. मूंदना, बंद 
करना : 

मुद्रयति (ना० धा० पर०) 1. मोहर लगाना अनया 
मुद्र या मुद्रयनम्‌--मुद्रा० १ 2. मुद्रांकित करना, चिह्न 
लगाना, अंकित करना 3. ढकना, मूंदना (आलं०) 
--विवराणि मुद्रयन्‌ द्रागूर्णायुरिव सज्जनो जयति 
~भामि० १।९० । 


मुद्रा [ मुद्‌ +रक्‌+-टाप्‌ ]। मोहर लगाने या मुद्रांकित 


करने का उपकरण, विशेषतः मोहर लगाने की अंगूठी 
नामांकित अंगूठी-अनया मुद्रया मुद्रयेनम्‌ -मुद्रा० १, 
नाममुद्राक्ष राण्यमुवाच्य परस्परमवलोकयतः श० १ 
2. मोहर, छाप, अंक, चिल्ले चतुःसमुदमुद्: का० 
१९१, सिन्दूरमुद्राङ्कितः (बाहुः), गीत० ४ 3. प्रवेश- 
पत्र, षोतपारक (जेसा कि मुरद्राङ्कत रूप में दिया 
जाता हूँ) अगृहीतमुद्रः काटकान्निष्क्रामंसि-मुद्रा० ५ 
मोहर लगा सिक्का, रुपया पेसा आदि सिक्के 

5. पदक, तसया 6. प्रतिभा चिह्न, बिल्ला, प्रतीकात्मक 
चिह्न 7. बंद करना, मुंदना, मोहर लगा देना संवो. 
ष्ठमुद्रा स च कर्णपाश:--उत्तर० ६।२०, क्षिपन्निद्र मुद्रा 
मदनकलहच्छेद सुलभाम्‌ मा० २1१५ 8. रहस्य 
9. धर्मनिष्ठ भक्ति में अंगुलियों की विशिष्ट मुद्रा । 
सम० अक्षरम्‌ 1. मोहर का अक्षर 2. टाइप (छापने 
के अक्षर --आधुनिक प्रयोग), कारः मोहर बनाने 
वाला,--मार्गः मस्तक के बीच में होने वाला र्र 
जिसके द्वारा (योगियों का) प्राणवायु बाहर निकल 
जाता हे, ब्रह्मरंध्र । 

मुद्रिका [ मुद्रात-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मोहर लगाने की 
अंगूठी दे० ममुद्रां 

मुद्रित (वि०) | मुद्राइतच्‌ ] 1. मोहर लगा हुआ 
चिह्नित, अंकित, मुद्रांकित त्यागः सप्तसमुद्रम्‌द्रित- 
मही नि्व्याजदानावधिः-महावी० २।३६, काइमीर- 
मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य गीत० १, स्वयं सिन्दूरेण 
द्विपरण मुदामुद्रित इव - ११ 2. बन्द किया हुआ, 
मुहरबंद 3. अनखिला । 

मुधा (अव्य०) [ मुह +-का, पुषो० हस्य घः ] 1, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निरर्थकता के कारण, बिना किसी लाभ 
के--यत्किचिदपि संवीक्ष्य कुरुते हसितं मुधा--सा० 
द० 2. गलत रीति से, मिथ्यारूप से--रात्रि: संव पुन 
स एब दिवसो मत्वा मुधा ज॒न्तवः--भतुं० ३।७८ 
(पाठान्तर) । 

मुनिः [ मन्‌-इन्‌, उच्चे मनृते जानाति यः ] 1. ऋषि, 
महात्मा, सन्त, भक्त, संन्यासी --मुनीनामप्यहं व्यासः 

भग० १०।३७, पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं 

राजपूर्वः- -श० २1२४, रघु० १।८, ३१४९) भगण 
२।५६ 2. अगस्त्य मुनि का नाम 3. व्यास का नाम 
4. बुद्ध का नाम £. आम का पेड़ 6. 'सात' की संख्या 
(व° व०) सप्तर्षि । सम०-अन्नम्‌ (ब° व०) 
संन्यासियों का भोजन,---इन्द्र:--ईशः,---ईइबरः एक 
बड़ा ऋषि, त्रयम्‌ 'मूनित्रय' अर्थात्‌ पाणिनि, कात्या- 
यन और पतंजलि (जो कि अन्तःप्रेरणा प्राप्त मुनि 
माने जाते हे) --मुनित्रयं नमस्कृत्य या, त्रिमुनि व्याक- 
रणम्‌ सिद्धा०,--पित्तलम्‌ तांबा, पुङ्गबः महान्‌ या 
प्रमुख ऋषि,--वुत्रकः 1. खंजनपक्षी 2. दमनक वृक्ष 


( ८०८ ) 


--भेषजम्‌ 1 ऑवला 2. उपवास,--ब्रतम्‌ संन्यासी 
की प्रतिज्ञा--कु० ५४८ । 
थून्मु (म्वा० पर० म्‌थति) जाता, हिलना-जुलना । 

मुमुक्षा [ मोक्तुमिच्छा मुच्‌-+सन्‌+-अ+ंटापू, घातोहि- 
त्वम्‌) छुटकारेया मोक्ष को इच्छा । 

मुमुक्षु (वि०) [ मुच--सन्‌+उ ] 1. बरी या स्वतंत्र 
होने का इच्छुक 2. कार्यभार से मुक्त होने का 
इच्छुक 3. (बाण आदि) छोड़ने को प्रस्तुत---रघु० 
९।५८ 4. सांसारिक जीवन से मुक्त होने का इच्छुक, 
मोक्ष, प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील,--क्षुः मोक्ष के 
लिए प्रयत्नशील ऋषि कु० २५१, भग० ४1१५, 
विक्रम० १।१। 

मुमुचानः [ मुच्‌ + आनच्‌, सन्वद्भावाद्द्वत्वम्‌ ] बादल । 

मुमूर्षा [ मृ सन्‌ --अ-- टापू ] मरने की इच्छा - भट्टि० 
९१५७ । 

मुमूर्ष (वि०) [मृ सन्‌ +-उ] मरणासन्न, मृत्यु के निकट । 

मुर्‌ (तुदा० पर० मुरति) घेरना, अन्तवृत्त करना, परि- 
वृत्त करना, लिपटना । 

मुरः [ मुर्‌ नक ] एक राक्षस का नाम जिसे कृष्ण ने मार 
गिराया था, रम्‌ परिवृत्त करना, घेरना । सम० 
--अरिः 1. कृष्ण का विशेषण-मुरारिमारादुपदर्शय- 
यसौ . गीत० १ 2. ` 'अनर्घराधव' नाटक का 
प्रणेता, जित्‌, -द्विष्‌, - भिद्‌, रिषुः, 
बेरिन्‌, - हन्‌ (पुं ) कृष्ण या बिष्णु के विशेषण 
--अकीर्णासूग्बिन्दुजंयति भुजदण्डो मुरजितः-गीत० 
१, मुस्बेरिणो राधिकामधि वचनजातम्‌ १०। 

मुरजः [ मुरात्‌ -वेष्टनात्‌ जायते -जन्‌+-ड ] 1. एक 
प्रकार का ढोल या मृदंग -- सानन्दं नन्दिहस्ताहत 
मरजरव''' मा० ११, संगीताय प्रहतमुरजा 
--मेघ० ४४, ५६, मालवि० १२२, कु० ६।४१ 
2. किसी श्लोक की भाषा को मरज के रूप में व्यव- 
स्थित करना, मुरजबंध भी इसे ही कहते हैं काव्य» 
९ । सम० -- फलः कटहल का पेड़ । 

मुरजा [ मुरज | टाप्‌ ] 1. एक बड़ा ढोल 2. कुबेर की 
पत्नी का नाम । 

मुरन्दला एक नदी का नाम (इसे ही बहुधा 'नमंदा' मानते 

हैँ) । 

मुरला मर+ला-+क-+टाप्‌ ] केरल देश से निकलने 

वाली एक नदी का नाम (उत्तर० ३ में 'तमसा' के 

साथ इसका उल्लेख आता हुं) ॒ 
मगमत्‌ केतकं रजः रघु० ४।५५। 

मुरली [ मुरम्‌ अङगुलिवेष्टत लाति--मुरञ-ला+कत 
डीप्‌ | बांसुरी, वंशी, वेणु । सम०--धरः कृष्ण का 
विशेषण । 

मुछ (म्वा० पर० मूर्छति, मूछित, या मूर्ते, इस घातु को 


'मूछं' या 'मू्च्छ' भी लिखते हँ) 1. ठोस बनाना, 
जमना, गाढ़ा होना 2. मूछित होना, बेहोश होना, 
मुर्झा जाना, अचेतन होना, संज्ञारहित होना--पतत्यु- 
द्याति मूछंत्यपि--गीत० ४ क्रीडानिजितविश्वमूछित- 
जनाघातेन कि पौरुषम्‌ -गीत० ३, भट्टिः १५।५५ 
3. उगना, बढ़ना, बलवान्‌ या शक्तिशाली होना 
मुमूर्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजः--रघु० 
१०।७९, मुमूच्छं सख्यं रामस्य -१२।५५, मू्छन्त्यमी 
विकाराः प्रायेणेश्वर्यमत्तेषु- श० ५1१८ 4. बल 
एकत्र करना, मोटा होना, सघन होना - तमसां निशि 
मूछंताम्‌--विक्रम० ३।७ 5. (क) प्रभाव डालना 
--छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले 
सुलभावकाशा--श० ७।३२, (ख) छा जाना, प्रभा- 
बित करना न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये 
मृच्छति मारुतस्य--रघु० २।३४ 6. भरना, व्याप्त 
होना, प्रविष्ट होना, फैल जाना--कु० ६।५९, रघु० 
६।९ 7. जोड़ का होना 8. बार बार होना 9. ऊचे 
स्वर से शब्द करवाना--प्रेर० (मूर्छयति-ते) जडी- 
भूत करना, मूछित करना --म्लेच्छोन्मूळंयते--गीत ० 
१, वि-, मृछित होना, बेहोश होना, सम्‌-, 1. मूछित 
होना, बेहोश होन। 2. ताकतवर या शक्तिशाली होना, 
बलवान्‌ होना, प्रबल होना,-- कि० ५४१ । 

ुर्मुरः [मुर्‌+-क पृषो० द्वित्वम्‌] 1. तुषाग्नि, तुष या भूसी 

तैयार की हुई अग्नि स्मरहुताशनमुमुंस्वूणेतां 

रघुरिवाञ्रवणस्य रजःकणाः--शि० ६।६ 2. काम- 
देव 3. सूर्य का एक घोड़ा । 

मुरं (म्वा० परऽ मुर्वति) बांधता, कसना । 

मुझटी [मुष्‌ +-अटन्‌+-डीप्‌, पृषो० पस्य शः] एक प्रकार 
का अन्न। 
(स)ली छोटी छिपकली । 

मुष्‌ ¡ (क्रघा० पर० मुष्णाति, मुषित, इच्छा० मुमुषिषति) 
1. चराना, उठा लेना, लूटना, डाका डालता, अप- 
हरण करना (द्विक मानी जाती हैं, देवदत्तं शतं 
मप्णाति परन्तु लौकिकसाहित्य में विरल प्रयोग) 
---मषाण रत्नानि--शि० १।५१, ३।३८, क्षत्रस्य 
मुष्णन्‌ बसु जेत्रमोजः--कि० ३।४१ 2. ग्रहण लगना, 
ढकना, लपेटना, छिपाना --सैन्यरेणुमुषितार्कदीिति 
--रघ० ११।५१ 3. बन्दी बनाना, मुग्ध करना 
लूभाना 5. पीछे छोड़ देना, आगे बढ़ जाना--मुष्णञ्ा 
श्रियमशोकानां रक्तः परिजनाम्बरः, गीतैवंराङ्गचानां 
च कोकिलञ्रमरध्वनिम्‌--कथा० ५५।११३, रत्न० 
१।२४, भट्टिः ९३२, मेघ० ४७, परि 
लटना, वंचित करना--परिमुपितरत्नं त्रिभुवनम्‌ 
--मा० ५।३०, प्र--, अपहरण करना, निस्तेज 
करना भट्टि १७६० । 


( ८०९ ) 


1 (भ्वा० पर० मोषति) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, 
हत्या कराना । 
19 (दिवा० पर० मुष्यति) 1. चुराना 2. तोड़ना, नष्ट 
करना भट्टिः १५१६ । 
मुषकः [मुष्‌ +-ण्बुळ्‌ | चूहा । 
मुषल दे० 'मुसल । 
मुषा-षो [मुष्‌ }-क+-अप्‌, ङीष्‌ वा] कुठाली । 
मुषित (भू० क० कृ०) [मुष्‌+-क्त] 1. लूटा गया, चोरी 
किया गया, अपहृत 2. अपहरण किया गया, छीन 
कर ले जाया गया 3. वञ्चित, मुक्त 4. ठगा गया, 
चोखा दिया गया -देवेन मुषितोऽस्मि --का० । 
मुषितकम्‌ [मृषितन-कन्‌] चुराई हुई संपत्ति । 
मुष्कः [मुष्‌-कक्‌] 1. अंडकोष 2. पोता 3. गठीला तथा 
हृष्ट-ष्पुट पुरुष 4. राशि, ढेर, परिमाण, समुच्चय 
5. चोर। सम० --देशः अण्डकोष का स्थान, शून्यः 
हिजड़ा, बधिया किया हुआ पुरुष,--शोफः पोतों की 
सुजन । 
मुष्ट (भू० क० कृ०) [मुष्‌ +-क्त] चुराया हुआ--श० 
५२०,--ष्टम्‌ चुराई हुई सम्पत्ति । 
मुष्टिः (पुं०, स्त्री) [मुष-\-क्तिच्‌] 1. भींचा हुआ हाथ, 
मृट्ठी-कणाण्तमेत्य विभिदे निबिडोऽपि मुष्टिः-रघु० 
९।५८, १५२१, शि० १०।५९ 2. मुट्ठीभर, जितना 
एक मुट्ठी म॑ आवे, श्यामाकमुष्टिपरिवघितकः - श० 
४1१४, रघु० १९।५७, कु० ७६९, मेघ० ६८ 3. मूंठ, 
दस्ता 4. एक विशेष तोल, ("एक पल के बराबर) 
5. पुरुष का लिंग । सम० -देशः घनुष का बीच का 
भाग, वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है, -- दूतम्‌ 
एक प्रकार का खेल, जुआ, --पातः मुक्केबाजी, ` बंधः 
1. मुट्ठी बांधना 2. मुट्ठीभर,--युद्धम्‌ मुक्केबाजी, 
घूंसेबाजी । 
मुष्टिकः [मृष्टि्मोपणं प्रयोजनमस्य - कन्‌] 1. सुनार 
2. हाथो की विशिष्ट स्थिति 3. एक राक्षस का नाम, 
कम्‌ मुक्केबाजी, घुंसेबाजी । सम० | 
बलराम का विशेषण । 
मुष्टिका [मृष्टिक-†-टाप्‌] मुट्ठी । 
मुष्टिन्धयः [ मुष्टिञ-घे+-खश्‌ मुम्‌ | बच्चा, बालक, 
शिशु । 
मुष्टीमुष्टि (अव्य०) [मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहृत्य प्रवृत्त 
युद्धम्‌] मुक्केबाजी, घूंसेबाजी, हस्ताहस्ति यूद्ध । 
मुष्ठकः राई, काली सरसों । 
मुस्‌ (दिवा० पर० मुस्यति) फाड़ना, विभक्त करना, 
टुकड़े २ करना । 
मुसलः, लम्‌ [म्‌स्‌+कलच्‌] 1. गतका, गदा 2. मूसल 
(चावल कूटने के काम आता हूँ) -मुसलमिदमियं च 
पातकारे मुहुरनु याति कलेन हुंकृतेन--मुद्रा० १।४, 


१०२ 


मनु० ६।५६। सम० - आयुः बलराम का विशेषण, 
-- उलूखलम्‌ मुसली और खरल । 

मुसलामुसल (अव्य ०) | मुसलैः मुसलैः प्रहृत्य प्रवृत्त युद्धम्‌] 
मूसल या गदाओं से लड़ना । 

मुसलिन्‌ (पुं) [मूसल¬-इनि] 1. बलराम का विशेषण 
2. शिव का विशेषण । 

मुसल्य (वि०) [मुसल--यत्‌] गदा से चूर-चूर किये जाने 
अथवा मार दिये जाने योग्य । 

मुस्त्‌ (चुरा० उभ० मुस्तयति -ते) ढेर लगाना, इकट्ठा 
करना, संग्रह करता, संचय करना । 

मुस्त:,--तम्‌,--स्ता [मुस्त्‌ +-क, स्त्रियां टाप्‌] एक प्रकार 
की घास, मोथा - बिसख्रब्ध क्रियतां वराहततिभिम्‌स्ता- 
क्षतिः पल्वले--श० २।६, रघु० ९५९, १५।१९ । 
सम० -अदः - आदः सूअर । 

मुखम्‌ [मुस्‌ 4- रक्‌] 1. मुसली 2. आँसू । 

मुह्‌. (दिवा० परऽ मुह्यति, मुग्ध या मूढ) मुझाना, मुछित 
होना, चेतना नष्ट होता, बेहोश होना - इष्टाहं 
द्रष्टुमाह्वं तां स्मरक्नेव मुमोह सः - भट्टे ६२१; 
१।२०, १५।१६ 2. उद्विग्न होना, विह्वल होना, 
घबराना 3. मूढ बनना, जड़ होना, मोहित होना 
4. गलती करना, भूल होना--प्रेर० (मोहयति ते) 
1. जड करना, मोहित करना--मा मूमुहत्खलू भवन्तः 
मनन्यजन्मा --मा० १३२ 2. अस्तव्यस्त करना, 
घबराना, उद्विग्न होना -भग० ३१२, ४1१६, 
परि --, घबराया जाना, उद्विग्न हो जाना (प्रेर० 
आ०) फुसलाना, बहकाना, लल्चाना-भट्रि ८६३, 
प्र -., जडीभूत होना, मुग्ध होना, वि --, अव्यवस्थित 
होना, घबराना, उद्विग्न होना, विह्वल होना - भग० 
२।७२, ३।६, २७ 2. मुग्ध होना या मोहित होना, 
सम्‌ -, 1. व्याकुल होना 2. मूर्ख या अज्ञानी होना 
(प्रेर०) मोहित करना, जडीभूत करना--अधर- 
मधुस्यन्देन संमोहिता गीत० १२। 

मुहिर (वि) [मुह किरच्‌] मूर्ख, मूढ, जड़, रः 
1. कामदेव 2. मूर्ख, बुद्ध । 

मुहुस्‌ (अव्य०) [मुह + उसिक्‌] बहुधा, लगातार, निरंतर, 
बार बार--ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने 
दत्तदृष्टिः श० १।७, २।६, (इस अर्थ में प्रायः 
'द्वित्व' कर दिया जाता है) मुहुमुहुः 1. बार बार, फिर 
फिर, प्रायः बहुशः ` गुरूणां सनिधानेऽपि कः कूजति 
मुहुमुहुः 2. कुछ समय या क्षण के लिए, थोड़ी देर के 
लिए मेघ० ११५, उत्तरोत्तर वाक्यखंडों में “अब, 
अब' 'एक बार, दूसरी बार' अर्थ को प्रकट करने 
में प्रयुक्त होता है मूहुरतुपतते बाला मुहुः 
पतति विह्वला, मुहुरालष्यते भौता मुहुः क्रोशति 
रोदिती सुभा०, मुद्रा ५३ । सुम०- भाषा, 


( <° ) 


वचस्‌ (नपुं) पिष्टपेषण, पुनरुक्ति, - भज्‌ (पुं०) 
घोड़ा । 

मूहृतंः,-तंम्‌ [ हुछं -क्त घातोः पूर्व मुट्‌ च ] 1. एक क्षण, 
समय का अल्पांश, निमिष--नवाम्बुदानीकमुहु्तला- 
ञ्छने--रघु० ३1५३, संध्याभ्ररेखेव मुहुतरागा: 
“पंच० ११९४, मेघ १९, कु० ७५० 2. काल, 
समय (शुभ या अशुभ) 3 अड़तालीस मिनट का 
कांल,-- तः ज्योतिषी । 

मुहुतंकः [ मुहूत---कन्‌ ] 1. निमिष, क्षण 2. अड्तालीस 
मिनट का काल । 

मू (म्वा० पर० मवते) बांधना, जकड़ना, कसना । 

भूक (वि०) [ मू+-कक्‌ | 1. गूँगा, मौन, चुप्पा, वाक्‌- 
शून्य - मूकं करोति वाचाल, मूकाण्डजं (काननम्‌) 
-"कु० ३।४०, सखीमियं वीक्ष्य विषादमूकाम्‌ --गीत ० 
७ 2. बेचारा, दीन, दुःखी, -- कः 1. गूंगा ~ मौनान्मूकः 
- हि० २1२६ (पाठांतर), मनु० ७।१४९ 2. बेचारा, 
दीन 3. मछली । सम०--अम्बा दुर्गा का एक रूप, 
ला भावः चुप्पी, मूकता, वाक्शून्यता । 

मूकिमन्‌ (पुं०) [ मूक+ इमनिच्‌ ] गूंगापन, मूकता, 
चुप्पी । 

मूढ (भू क० कु०) [ मुह +-वत ] 1. जडीभूत, मोहित 
2. उद्विग्न, व्याकुल, विह्वल, सूझबूझ से हीन--कि 
कतंव्यतामूढः 'करणीय कतंव्य की सूझ से हीन व्यक्ति! 
इसी प्रकार 'ह्वीमूढ' मेघ० ६८ 3. नासमझ, मूर्ख, 
मन्दबुद्धि, जड, अज्ञानी - अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌-रघु० २।४७ 
4. आन्त, भ्रमपूर्ण, प्रतारित, विचलित 5. अपक्व- 
जन्मा 6. संशयोत्पादक, - ढः मूख, बुद्ध, मन्दमति, 
अज्ञानी पुरुष--मूढः परप्रत्ययनयबुद्धिः - मालवि० 
११२ । सम०--आत्मन्‌ 1. मन से जडीभूत 2. निर्बृद्धि, 
जड़, मूखं,--गर्भः मृत गर्भ,--वादः अशुद्ध भाव, गलत, 
विचारण, गलत धारणा, चेतन, चेतस्‌ (वि०) 
निर्बृद्धि, मूखे, अज्ञानी--अवगच्छति मूढचेतनः प्रिय- 
नाश हृदि शल्यमपितं रघु० ८1८८, - धी, बुद्धि, 
--सति (वि०) निर्बुद्ध, जड़, मूख, सीधासादा 
--कि० १॥३०,--सत्त्व (वि०) मोहित, दीवाना । 

मूत (वि०) [ मू- क्त | 1. बांधा हुआ, करता हुआ 
2. बंदी किया हुआ । 

मूत्रम्‌ [ मूत्र --घञ्न_ ] मूत, पेशाब, नाप्सु मूत्रं समृत्सृ- 
जेत्‌-मनु० ४५६, मूत्रं चकार 'मूता, लघुशंका की' 
सम० - आघातः मूत्रसंबंघी रोग,-- आशयः पेट के 
नीचे का स्थल जहाँ मूत्र भरा रहता है, उत्सद्ध दे० 
“मूत्रसंग', कुच्छम्‌ पीड़ा के साथ मूत्र का आना, 
मूत्रक्षरण, बूंद २ पेशाव का पीड़ा देकर आना, 
-“-कोद्मः अंडकोश, पोता,-क्षयः मूत्र का स्राव कम 


होना, --जठर:,--रम्‌ मूत्र रुक जाने से पेट की सूजन, 
-"दोषः मूत्रसंबंघी रोग, - निरोधः मूत्र का रुक जाना, 
-पतनः गंधमार्जार,--पथः मूत्रनलिका, -- परीक्षा मूत्र- 
निरीक्षण, मूत्र की परीक्षा करना,-- पुठम्‌ पेट का 
निचला भाग, मूत्राशय, - मार्ग: मूत्रनलिका मूत्रद्वार, 
न वर्धक (वि०) अधिक पेशाब लाने की दवा, मूत्रल, 
~ शूलः, - लम्‌ मूत्रसंबंधी पीड़ा,~ संग पेशाब आने में 
रुकावट, पीड़ा के साथ रक्त पेशाब आना । 

मूत्रयति (ना० घा० पर०) पेशाब, लघुशंका करना 
~ तिष्ठन्मूत्रयति - महा० । 

मूत्रल (वि०) [ मूत्रत-ला-क ] पेशाब लाने वाली 
(दवा), मूत्रवर्घक औषधि । 

मूत्रित (वि०) [ मूत्र--इतच्‌ ] मूत्र के रूप में निकला 
हुआ । 

मूर्ख (वि०) [ मुह्‌ -ख, मूर आदेशः | जड़ मन्दमति, 
बुद्ध, मूढ़, अनजान- खः 1. मन्दमति, बुद्ध- न तु 
प्रतिनिविष्टमूर्सजनचित्तमाराधयेत्‌--भ्तृ० २।६, ८, 
मूर्खंबलादपराधिनं मां प्रतिपादयिष्यसि- विक्रम० 
2. एक प्रकार का लोबिया । सम० - भूयम्‌ मूखंता, 
जडता, अज्ञानता । 

मूच्छंन (वि०) (स्त्री०-नी) [मुच्छ +-णिच्‌--ह्युदू] 
1. जडीभूत करने वाला, जडता या बेहोशी पैदा करने 
वाला, (कामदेव के एक बाण का विशेषण) 2. बढ़ाने 
वाला, वर्धन करने वाला, बल देने वाला,-नम्‌ 
1. मूछित होना, बेहोश होना 2. (संगी ० में) स्वरा- 
रोहण, स्वरविन्यास, स्वरों का नियमित आरोहणाव- 
रोहण, सुखद स्वरसंघान करना, लयपरिवर्तन करना, 
स्वरसामंजस्य, स्वरमाघुयं--स्फुटीभवद्ग्रामविशेष- 
मूच्छेनाम्‌ शि० १1१०, भूयोभूयः स्वयमपि कृतां 
मूच्छेनां विस्मरन्ति - मेघ०८६, वर्णानामपि मूच्छंना- 
न्तरगतं तारं विरामे मृदु -मृच्छ० ३।५, सप्त स्वरा- 
स्त्रयो ग्रामा मुच्छेनाश्चेकविशतिः- पंच० ५।५४ 
(मूर्च्छां या मूर्च्छना की परिभाषा क्रमात्स्वराणां 
सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌, सा मूच्छेत्युच्यते 
ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च, अधिक विवरण के 
लिए दे० शि० १।१० पर मल्लि०। 

मूर्च्छा [मुच्छ - (भावे) अडङ्‌+-टाप्‌] 1. बेहोशी, संज्ञा 
हीनता - रघु० ७।४४ 2. आत्म अज्ञान या व्यामोह 
3. घातु फूंक कर भस्म बनाने की प्रक्रिया,-मूर्च्छा गतो 
मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः--भामि० १।८२। 

मूर्च्छाल (वि०) [मूर्च्छा+लच्‌] बेहोश, अचेत, चेतना- 
रहित । 

मूच्छित (भू० क० कृ०) [मूर्च्छा जाता अस्य-इतच्‌, मूच्छ 
+क्त वा] 1. बेहोश, संज्ञाहीन, चेतनारहित 
2. मूख, जड, मूढ 3. बढ़ाया हुआ, वधित 4. प्रचंड 


( ८११ ) 


किया हुआ, तीव्र किया हुआ 5. उद्विग्न, व्याकुल 
6. भरा हुआ, 7. फूंका हुआ । 

मते (वि०) [मिच्छं--क्त] 1. बेहोश, संज्ञाहीन 2. जड, 
मूढ 3. शरीरधारी, मूर्तिमान्‌ --मूर्तो विघ्नस्तपस इव 
नो भिन्नसारङ्गयूथः--श० १1३६, प्रसाद इव मूर्तस्ते 
स्पर्शः स्नेहाद्रेशीतल:--उत्तर० ३1१४, रघु० २1६९, 
७1७०, कु० ७४२, पंच० २॥९९ 4. भौतिक, 
पार्थिव 5. ठोस, कड़ा । 

मात्तः (स्वी०) [म्‌च्छे---क्तित] 1. निश्चित आकार और 
सीमा की कोई वस्तु, भौतिक तत्त्व, द्रव्य, सत्त्व 
2. रूप, दृश्यमान आकृति, शरीर, आकृति, मुद्रा ० २२, 
रघु० ३३२७, १४।४५ 3. मृत्तिमत्ता, शरीरधारण, 
प्रतिबिब, स्पष्टीकरण--करुणस्य म्‌त्ति:--उत्तर० 
३४, पंच० २1१५९ 4. प्रतिमा, प्रतिमृति, पुतला, 
बुत 5. सौन्दर्यं 6. ठोसपना, कड़ापन। सम० 
--धर, --संचर (वि०) शरीरघारी, मृतिमान्‌: उत्तर० 
६, -पः प्रतिमा का पुजारी, जो किसी देव प्रतिमा 
के पुजाकृत्य में लगाया गया है । 

मूतिमत्‌ (वि०) [मूत्ति+मतुप] 1. भौतिक, पाथिव 
2. शरीरधारी, देहवान्‌, साकार --शकुन्तला मूतिमती 
च्‌ सत्क्रिया-श० ५।१५, तब मूतिमानिव महोत्सवः 
करः--उत्तर० १।१८, रघु० १२६४ 3. कडा, 
ठोस । 

मूघन्‌ (पुं०) [मुद्यत्यस्मिन्नाहते इति मूर्धा--मुह--कनि, 
उपधाया दीर्घो घोऽन्तादेशो रमागमश्च] 1. मस्तक, 
भौं 2. सिर; --नतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदप:--शि० 
१।१८, रघु० १६।८१, कु० ३।१२ 3. उच्चतम या 
प्रमुख भाग, चोटी, शिखर, शुंग, सिर--अतिष्ठन्मनु- 
जेन्द्राणा मूध्नि देवपतियंथा --महा० “सब राजाओं के 
शीर्षभाग पर” आदि--भूम्यां पवंतमूधंनि--श० ५।७, 
मेघ० १७ 4. (अतः) नेता, मुखिया, मुख्य, सर्वोपरि, 
प्रमुख 5. सामने का, हरावल, अग्रभाग -स किल 
संयुगमूर्ध्नि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः--रघु० 
९।१९। सम०-अन्तः सिर का मुकुट,-अभिषिक्त (वि०) 
अभिमंत्रित, किरीटधारी, यथाविधि पद पर प्रतिष्ठा- 
पित,-रघु० १६1८१ (क्तः) 1. अभिमंत्रित या अभि- 
षिक्तराजा 2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. मंत्री 
4.मूर्घाभिसिक्त (1) अभिषेकः अभिमंत्रण, प्रतिष्ठा- 
पन,-अवसिक्तः 1. ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से 
उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति 2. अभिमंत्रित राजा 
कर्णी -कर्षरी (स्त्री) छतरी,--जः 1. (सिर 
के) बाल--पर्याकुला मूर्घजा:--श० १।३०, विललाप 
विकीर्णमूर्घजा--कु० ४।४, “शोकातिरेक में उस स्त्री 
ने अपने बाल नोच डाले” 2. अयाल,--ज्योतिस्‌ 
(नपुं०) दे० ब्रह्मरन्ध्र या मुद्रा-मार्ग --पुष्पः शिरीष 


का पेड़,--रसः उबले चावलों का मांड, वेष्टनम्‌, 
साफा, मुकुट, शिरोमाल्य । 

मूर्धन्य (वि०) [मूध्ति भवः--यत्‌] 1. सिर पर विद्यमान 
2. मूघेन्य अर्थात्‌ मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण 
ऋ,ऋट्ठ्ड्ढ्ण्‌र्‌ और ष्‌, ऋटुरषाणां मूर्धा 
3. मुख्य, प्रमुख, सर्वोत्तम । 

सूध्वेन्‌ दे० “मूर्घन्‌ । 

मूर्वा, -र्वी, मूविका [मुर्वत-अच्‌+-टाप्‌, ङीष्‌ वा; मूर्वा 
+कन्‌+-टाप्‌ इत्वम्‌] एक प्रकार की लता जिसके 
देशों से धनुष की डोरी या क्षत्रियों की (कटिसूत्र) 
तड़ागी तैयार की जाती है । 

मूल 1 (स्वा० उभ० मूलति-ते, जड़ जमना, दृढ होना, 
स्थिर होना 1 (चुरा० उभ० मूलयति-ते मूलित) 
पौधा लगाना, उगाना, पालना, उद्‌--,उखाड़ना, जड़ 
से काटना, मूलोच्छेदन करना--कि० १।४१, विनष्ट 
करना, विध्वंस करना, निस्‌ -,जड से उखाइना, 
उन्मूलित करना । 

मूलम्‌ [मूल्‌ यक] 1. जड़ (आलं० से भी) --तरुमूलानि 
गृहीभवन्ति तेषामू-श० ७।२०, या, शाखिनो 
घोतमूलाः १२०, मूलंबन्घ्‌ जड़ पकड़ना, जड़ जमना, 
~बद्धमूलस्य मूलं हि महद्वैरतरोः स्त्रिय:--शि० 
२।३८ 2. जड़, किसीवस्तु का सबसे नीचे का 
किनारा या छोर--कस्यार्चिदासीद्रसना तदानीम- 
ङ्गुष्ठमूलापित सूत्रशेषा--रघु० ७1१०, इसी प्रकार 
“प्राचीमूले--मेघ० ९१ 3. नीचे का भाग या 
किनारा, आधार, किसी भी वस्तु का किनारा जिसके 
सहारे वह किसी दूसरी वस्तु से जुड़ी हो कु! दीर्मू- 
लम्‌ --शि० 24335 इसी प्रकार पादमूलं, , 
ऊरूमूलम्‌ आदि 4. आरंभ, शुरू - आमूलाच्छोतु- 
मिच्छामि श० १ 5. आघार, नींव, भाग. म, 
उत्पत्ति-सर्वेगाहंस्थ्यमूलकाः-महा०, रक्षोगृहे - 
मूलम्‌-उत्तर० १।६, इति केनाप्युक्तं तत्र मूलं 
मृग्यम्‌, 'इसका खोत या प्रमाण मालूम किया जाना 
चाहिए' 6. किसी वस्तु का तल या पैर, पर्वतमूलम्‌, 
गिरिमूलम्‌ आदि 7. पाठ, मूल संदर्भ (भाष्य से 
विविक्त) 8. पड़ोस, आस पास, सामीप्य 9. मूलधन, 
मूलपूंजी 10. कुलक्रमागत सेवक 11. वर्गमूल 
12. राजा का अपना निजी प्रदेश--स गृप्तमूलप्रत्यन्तः 
-रघु० ४२६, मनु० ७।१८४ 13. विक्रेता जो 
स्ययं वित्रेयवस्तु का स्वामी न हो--मनु० ७२०२, 
(अस्वामिविक्रेता कुल्लू०) 14. ग्यारह तारकाओं का 
पुंज जो सत्ताइस नक्षत्रों में से उन्नीसवां (मूलनक्षत्र) 
हुँ 15. झाडी, झाड़-झखाड़ 16. पीपरा मूल 17. अंगु- 
लियो की विशेष स्थिति। सम०- आधारम्‌ 1. नाभि 
2. जननेन्द्रिय के ऊपर एक रहस्य मय वृत्त,--आभम्‌ 


( ८१२ ) 


मूली,--आयतनम्‌ मूल आवासस्थान-,आशिन्‌ (वि०) 
जो कन्दमूलादि खाकर जीवित रहे, आहम्‌ मूली 
उच्छेदः पूर्णध्वंस, पूर्णविनाश, पूरी तरह उखाड़ 
फेंकना,--कर्मन्‌ू (तपुं०) जादू,--कारण मूलहेतु, 
आदि कारण, कु० ६।१३,--कारिका भट्टी, चूल्हा 
---कृच्छः ` कुच्छम्‌ एक प्रकार की तपस्या, केवल 
जड़ें खाकर निर्वाह करना,-केशरः नीबू,--गुणः किसी 
मूल का गुणांक, --जः जड़ बोने से उत्पन्न होने वाला 
पौधा, (जम्‌) हरा अदरक,--देवः कंस का विशेषण, 
ताख्रब्यम्‌ - घनम्‌ मूलधन, माल, वाणिज्यवस्तु, पूंजी, 
“घातुः लसीका, - निकृन्तन (वि०) जड़ से काट 
डालने वाला,--पुरुष 'पश्ुपाल' किसी परिबार का 
वंशभ्रवर्तक पुरुष, --प्रकृतिः (स्त्रीश) सांख्यो का 
प्रधान या प्रकृति, फलदः कटहल का पेड़,--भद्रः 
कंस का विशेषण, --भृत्यः पुराना तथा कुलक्रमागत 
सेवक,--वचनम्‌ मूलपाठ, -- वित्तम्‌ पूंजी, वाणिज्य 
वस्तु, माल, विभुजः रथ, - शाकटः, शाकिनम्‌ वह 
खेत जिसमें मूली गाजर आदि मूल-पौघे बोये जाते 
है, - स्थानम्‌ 1. आधार, नींव 2. परमात्मा 5. हवा, 
वायु,--स्रोतस्‌ (नपुं०) प्रधान धारा या किसी नदी 
का उद्गम स्थान । 


मूलकः, -कम्‌ [ मूल--कन्‌ ] 1. मूली 2. भक्ष्य जड, 
केः एक प्रकार का विष । सम०--पोतिका 
मूली । 

मूला [ मूल अच्‌ --टाप्‌ | 1. एक पौधे का नाम, सता- 
वर 2. मूल नक्षत्र । 

मूलिक (वि०) [ मूल--ठन्‌ ] मूलभूत, मौलिक, -कः 

भक्त, संन्यासी । 

मूलिन्‌ (प०) [ मूल- इनि ] वृक्ष । 

मूलिन (वि०) [ मूल +-इन | जड़ बोने से उगने वाला । 

मूली [ मूल +-डीष्‌ | एक छोटी छिपकली । 

मूलेरः | मूल {-एरक्‌ ] 1. राजा 2. जटामांसी, बालछड़ । 

मूल्य (वि०) [ मूल-यत्‌ | 1. उखाड़ देने योग्य 2. मोल 
लेने के योग्य,-ल्यम्‌ 1. कीमत, मोल, लागत 
क्रीणन्ति स्म॒ प्राणमूल्यय्ासि--शि० १८।१५, 
शान्ति० १।१२ 2. मजदूरी, किराया या भाड़ा, वेतन 
3. लाभ 4. पूंजी, मूलवन । 

भूष्‌ (म्वा० पर० मूषति, मूषित) चुराना, लूटना, अप- 
हरण करना । 

भूषः | मूष्‌ञ-क । 1. चूहा, मूसा 2. गोल खिड़की, मोघा 
रोशनदान । 

मूषकः [ मूष--कन्‌ ] 1. चूहा, मूसा 2. चोर । सम० 
--भरातिः बिलाव,--वाहनः गणेश । 

सूषणम्‌ [ मूषू--ल्युट्‌ | चुराना, चुपके से खिसका लेना, 
उठा लेना । 


मूषा, मूषिका [ मूष+-टाप्‌, मूपिक+-टाप्‌ ] चुहिया 
कुठाली । 

सूषिकः [ मूष्‌-- किकन्‌ ] 1. चृहा 2. चोर 3. शिरीष का 
पेड 4. एक देश का नाम । सम०--अङ्कु:, - अञ्चनः 
~ रथः गणेश के विशेषण, अदः विलाव,--अरातिः 
बिलाव,-- उत्करः, - स्थलम्‌ बांवौ । 

मूषिकारः (पुं०) चूहा । 

मूषो, मूकीकः, मूषोका [ मूष -डीष्‌, मृष्‌ +-ईकन्‌, स्त्रियां 
टापू च ] चहा, मूसा, मूसी । 

मु (तुदा० आ० --[ परन्तु लिट्‌, लुटू, लूट्‌ और लुङ में 
पर० ] ञ्रियते, मृत) मरना, नष्ट होना, मृत्यु को 
प्राप्त होना, जीवन से बिदा लेना--प्रेर० (मारयति 
जातै) वघ करना, हत्या करना-इच्छा० (मुमूर्षति) 
1. मरने की इच्छा करना 2. मरने के निकट होना, 
मरणासन्न अवस्था में होना, अनु--, बाद में मरना, 
मर कर अनुगमन करना--रघु० ८८५ । 

मृक्ष्‌ दे० म्रक्ष्‌ । 

मृग्‌ (दिवा० पर०, चुरा० आ० 
मृगित) 1. ढूंढवा, खोजना, तलाश करना, 
~न रत्तमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ _कु० 
५।४५, गता दूता दूरं क्वचिदपि परेतान्‌ मृगयितुम्‌ 
"गंगा २५ 2. शिकार करना, पीछा करना, अनु- 
सरण करना 3. लक्ष्य बांधना, यत्न करना 4. परीं- 
क्षण करना, अनुसंधान करना-अविचलितमनोभिः 
साधकंमृंग्यमाण:- मा० ५।१, अन्तयंश्च मुमुक्षुभिनि- 
यमितप्राणादिभिम्‌ंग्यते -विक्रम० १।१, “अन्दर से 
खोजा गया, और अनुसंधान किया गया! 5. मांगना, 
याचना करना--एताबदेव मृगये प्रतिपक्षहेतोः --मा० 
५।२० | 

मृगः [ मृग्‌-क | 1. चौपाया, जानवर- नाभिषेको न 
संस्कारः सिहस्य क्रियते मृगैः, विक्रमाजितराज्यस्य 
स्वयमेव मृगेन्द्रता । दे० नी० 'मृगाधिप' 2. हरिण, बारह- 
सिया. विइवासोपगमादभिन्नगतयः शाब्दं सहन्ते मृगाः 
-श० १११४, रघु० ११४९, ५०, आश्रममृगोऽयं न 
हन्तव्यः श० १।३, आखेट 4. चन्द्रमा का लाञ्छन 
जो हरिण के रूप में लगा हुआ हे 5. कस्तूरी 6. खोज, 
तलाश, 7. पौछा करना, अनुसरण, शिकार 8. पूछ 
ताछ, गवेषणा, 9. प्रार्थना, निवेदन 10, एक प्रकार 
का हाथी 11. मनुष्यों की एक विशिष्ट श्रेणी-मृगे 
तुष्टा च चित्रिणी, वदति मधुरवाणीं दीघंनेत्रो$तिभी- 
रुश्चपलमतिसुदेहः शीघ्रवेगो मृगोऽयम्‌---शाब्द० 
12. 'मृगशिरा' नक्षत्र 13. “मार्गशी्ष' का महीना 
14. मकर राशि सम० - अक्षी हरिणी जेसी आंखों 
वाली स्त्री,-अङ्कः 1. चन्द्रमा 2. कपुर 3. हवा,-अद्भना 
हरिणी, अजिनम्‌ मुगछाला,--अण्डजा कस्तूरी,-अद्‌ 


मृग्यति, मृगयते, 


( ८१३ ) 


(पुं०) ,--अदनः, --अन्तकः छोटा शेर या चीता, 
लकड़बग्धा,-अधिप:,--अधिराजः सिह,-केशरी निष्ठ- 
रक्षिप्तमृगयूथो मृगाधिप:---शि० २।५३, मुगाविरा- 
जस्य वचो निशम्य--रघु० २।४१,--अरातिः 1. सिंह 
2. कुत्ता,--अरिः 1. सिंह 2. कुत्ता 3. शेर 4. वृक्ष 
का नाम,--अक्ननः सिह,--आविध्‌ (पुं०) शिकारी, 
आस्यः मकर राशि,--इन्द्रः 1. सिह--ततो मृगे- 
द्रस्य मृगेन्द्रगामी --रघु० २।३० 2. शेर 3. सिंह 
राशि “आसनम्‌ सिंहासन आस्यः शिव का विशेषण 
चटक: बाज पक्षी,--इष्ट: चमेली का एक भेद, 
--ईक्षणा हरिणी जैसी आंखों वाली स्त्री,--ईश्वरः 
1. सिंह 2. सिंहराशि,--उत्तमम्‌,--उत्तमाङ्म्‌ मृग- 
शिरा नक्षत्रपुंज; काननम्‌ उद्यान,--गामिनी एक 
प्रकार का औषधद्रव्य, -जलम्‌ मुगमरीचिका "स्वानम्‌ 
मुगमरीचिका के जल में स्नान करना--अर्थात्‌ असं- 
भावना, ---जीवनः शिकारी, बहेलिया,--तुष्‌, - तृषा 
-+तृष्णा, -तृष्णिका (स्त्री०) मृगम रीचिका--मृग- 
तृष्णाम्भसि स्नातः, दे० 'खपुष्प',--वंशः,---दंशक 
कुत्ता,--दृश्‌ हरिणी जैसी आंखों वाली स्त्री-तदीषद्ि 
स्तारि स्तनय॒गलमासीन्मृगदृश:-- उत्तर? ६।३५,-द्यः 
शिकारी,--द्विष (पुं०) सिह,--धरः चन्द्रमा,-- धूत 
-“धूर्तक: गीदड़, . नयना हरिणी जेसी आँखों वाली 
स्त्री-नाभिः 1. कस्तूरी--कु० १1५४, ऋतु० 
६१२, चौर० ८, रघु० १७।२४ 2. हरिण जिसकी 
नाभि में कस्तूरी होती है--रघु० ४७४, जा 
कस्तूरी,--पतिः 1. सिह 2. हरिण 3. शेर,--पालिका 
कस्तूरीमृग,--पिष्लुः चन्द्रमा,--प्रभुः सिंह, - ब(व) 
धाजीव: शिकारी,--बन्धिनी हरिणों को पकड़ने का 
जाल,--मदः कस्तूरी--कुचतटीगतो यावन्मातमिलति 
तव तोयर्मुगमदः--गंगा० ७, मृगमदतिलकं लिखति 
सपुलकं मृगमिव रजनीकरे - गीत० ७, “वासा कस्तूरी 
का थैला--मन्द्र: हाथियों कीं एक श्रेणी, -मातुका 
हरिणो, - मुखः मकरराशि, - यूथम्‌ हरिणों का झुण्ड 
राज्‌ (पुं०) सिह-शि० ९।१८ 2. शेर 
3. सिह राशि, - राजः 1, सिह--रघु० ६1३ 2. सिंह 
राखि 3. शेर 4. चन्द्रमा धारिन्‌, लक्ष्मन्‌ (पुं० 
चन्द्रमा,--रिपुः सिह,रोमम्‌ ऊन,-- "जम्‌ ऊनी 
कपड़ा,-लाञ्छनः चन्द्रमा -अङ्काधि रापितमुगश्चन्द्रमा 
मृगलाञ्छनः क्षिः २।५३, “जः बुधग्रह,--लेखा 
चन्द्रमा में हरिण जेसी धारी-मृगलेखामुषसीव चन्द्रमा 
--रघु० ८।४२, लोचनः चन्द्रमा (-ता नी) 
हरिणी जेसी आंखों वाली स्त्री,--बाहनः हवा, -- व्याध 
1. शिकारी 2. तारामंडल या नक्षत्रपृंज 3. शिव का 
विशेषण, -शावः छौना, हरिण का बच्चा--मुगशावे 
सममेधितो जनः--श° २।१८,-शिरः-क्षिरस्‌ ( नपुं ० ) 


शिरा पांचवें नक्षत्र (मृगशिरस्‌) का नाम जो 
तीन तारों का पुंज हे,--शोषंम मृगशिरा नाम का 
नक्षत्रपुंज, (षः) मार्गशीष का महीना,--शीर्षत्‌ (पुं०) 
मृगशिरा नाम का नक्षत्र,--श्रेष्ठः शेर,--हन (पु०) 
शिकारी । 

मुगणा [मृगू+यूच्‌+टापू। खोजना, तलाश करना, पूछ- 
ताछ, अनुसंधान । 

मृगया [ मृगं यात्यनया या घञ्नर्थे क ] शिकार, पीछा 
करना-मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदुग्विनोदः कुतः 

श० २।५, मृगयापवादिना माढव्येन --श० २ 

मृगयावेष, मृगयाविहारिन्‌ आदि । 


मृगयुः [मृग अस्त्यर्थे युच्‌] 1. शिकारी, बहेलिया -: हन्ति 


नोपशयस्थोऽपि शयामं गयु मं गानू--शि० २।८० 
2. गीदड़ 3. ब्रह्म का विशेषण । 
मृगव्यम्‌ [ मृगञ-व्यध्‌+ड ] 1. पीछा करना, शिकार 


--कि० १३।९ 2. निशाना, लक्ष्य । 

मृगी [ मृगन-ङीष्‌ | 1. हरिणी, मृगी 2. मिरगी रोग 
3. स्त्रियों की एक विशिष्ट श्रेणी । सम०--दज्ञ 
(स्त्री०) वह स्त्री जिसकी आँखें हरिणी जेसी होती 

पतिः कृष्ण का विशेषण । 

मुग्य (वि०) [ मृग्‌+-ण्यत्‌ | खोजे जाने या तलाश किये 
जाने योग्य, शिकार किये जाने के योग्य- तत्र मूलम्‌ 
मृग्यम्‌ । 

मृज्‌ 1 (म्वा० पर० माजंति) शब्द करना । 
1 (अदा० पर०, चुरा० उभ० माष्टि, मार्जयति-ते, 
इच्छा० मिमृक्षति या मिमाजिषति) 1. पोंछना, घो 
डालना, स्वच्छ करना, साफ करना 2. बुहारी देकर 
साफ करना (आलं० से भी) स्वेदलवान्ममाजं -- शि० 
३।७९ 3. चिकना करना, (घोड़े आदि को) खरहरे 
से रगड़ना 4. सजाना, अलंकृत करना 5. निर्मल 
करना, पानी से धोना, साफ करना--लल्‌: खड़गान्म- 
मार्जुश्च ममृजुश्च परश्वधान्‌ भट्टिः १४।९२, 
(शुद्धान्‌ चक्रुः या शोषितवन्तः), अब --, 1. मलना, 
गुदगुदाना 2. धो डालना, उद्‌-,पोंछ देना, हटाना,-रघु ० 
१५।३२, "निस्‌ -, पोंछना, धो देना, परि --, पोंछ 
डालना, घो देना, हटाना-- (वाच्यं) त्यागेन पत्या 
परिमारष्टुमेच्छत्‌-रघु० १४।३४ 2. मलना, गुदगृदाना, 
प्र ., पोछ डालना, हटाना, प्राथरिचित्त करना --स्व- 
भावलोलेत्य यशः प्रमृष्टम्‌ --रघु० ६।३१, प्रणिपात- 
लङ्घनं प्रमाष्टुकामा -- विक्रम० ३, मालवि० ४, वि... , 
1. पोंछ डालना, पोंछ देना 2. निर्मल करना, स्वच्छ 
करना सम्‌ -, 1. बुहार कर साफ करना, निर्मल 
करना 2. पोंछ देना, पोंछ डालना, हटाना 3. मलना, 
गुदगुदाना 4. निचोड़ना, छानना । 

मृजः [ मृज्‌ +-क ] 'मुरज' नाम का वाद्यविशेष । 


< 


( 4१४ ) 


सजा [ मृजू--अड-टाप्‌ | 1. स्वच्छ करना, निर्मल 
करना, घोना, नहाना-घोना 2. स्वच्छता, निर्मेलता 
भट्टिः २१३, शुद्धि 3 आकार-प्रकार, निर्मल 
त्वचा और स्वच्छ मुखमण्डल । 

मृजित (वि०) [ मृज्‌-|क्त ] घो डाला गया, स्वच्छ किया 
गया, हटाया गया । 

मूडः [ मृड्‌--क | शिव का विशेषण । 

मुडा, मृडानी, मृडो [ मृड-टापू, मृड-+डीष, पक्षे 
आतुक्‌ ] पार्वती का विशेषण - शडू सुन्दरि कालकूट- 
मपिबत्‌ मूढो मुडानीपतिः--गीत० १२ । 

मृण्‌ (तुदा० पर० मृणति) वध करना, हत्या करना, नष्ट 
करना । 

मृणालः, -लम्‌ | मुण्‌+-कालन्‌ ] कमल की तन्तुमय जड़, 
कमल-तन्तु-- भङ्गेऽपि हि मृणालानामनुबध्नन्ति तन्तवः 
--हि० ११९५, सूत्रं मृणालादिव राजहंसी -- विक्रम० 
१११९, ऋतु? १1१९, विक्रम» ३।१३,--लम्‌ सुगंधित 
घास की जड़, वरिणमूल। सम--भडूः कमलतंतु 
का टुकड़ा, - सूत्रम्‌ कमलवृन्त का तन्तु । 

मृणालिका, मृणाली [ मृणाल-|-कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌, मृणाल 
+डीपू ] कमलवृन्त या तत्तु--परिमृदितमृणाली- 
म्लानभङ्ग-मा० १।२२, या, परिमृदितमृणालीदुर्बला- 
न्यङ्गकानि---उत्तर० ११२४ । 

मृणालिन्‌ (पुं०) [ मृणाल+-इनि | कमल । 

मुणालिनी | मृणालिन्‌+-डीष्‌ ] 1. कमल -का पौधा 
2. कमलो का समूह 3. जहाँ कमल बहुतायत से 
मिलते हों । 

मृत (भू० क० कु०) [ मु+-क्त ] 1. मरा हुआ, मृत्य को 
को प्राप्त 2. मृतक जैसा, व्यर्थ, निष्फल मृतो दरिद्रः 
पुरुषो मृतं मंथुनमप्रजम्‌, मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो 
यज्ञस्त्वदक्षिणः --पंच० २।९४ 3. भस्म किया हुआ, 
फूंका हुआ --मूर्च्छा गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र 
रसः--भामि० १।८२,--तम्‌ 1. मृत्यु 2. भिक्षा में 
प्राप्त अन्न, दान या भिक्षा -दे० अमृतम्‌ (८) । 
सम० -अङ्भम्‌ शव,- अण्डः सूर्य, अशौचम्‌ किसी 
संबंघीं की मृत्यु से उत्पन्न अपवित्रता, अशौच, दे० 
'अझौच', --उज्भूबः समुद्र, सागर,--कल्प (वि०) 
मृतप्राय, बेहोश, - गृहम्‌ कबर, - दारः रंडवा, विधुर, 
—निर्वातकः जो शवों को कब्रिस्तान में ढोकर ले 
जाता हैं,-- मत्तः, -- मत्तकः गीदड़,-- संस्कारः अन्त्येष्टि 
या औषध्वंदेहिक कृत्य, संजीवन (वि०) मुर्दो को 
जिलाने वाला ( - नम्‌, ` नी मुर्दो का पुनर्जीवित 
करना, ( नी) मुर्दो को जिलाने का मंत्र, गंडा या 
ताबीज, सूतकम्‌ मरे हुए (मृत जात) बच्चे को जन्म 
देना,-स्नानम्‌ किसी की मृत्यु होने पर स्नान करना । 

मृतकः, कम [ मृत--कन्‌ ] मुर्दा शव - ध्रुवं ते जीवन्तो- 


अयहह मृतका मन्दमतयो, न येषामानन्दं जनयति जग- 
श्ञायमणितिः-_भामि० ४। १९, कम्‌ किसी संबंधी की 
मृत्यु हो जान पर उत्पन्न अशौच । सम०-- अंतकः 
गीदड़! 

मृतण्डः (पुं०) सूयं । 

मृतालकम्‌ | मृत+-अल+-णिच्‌--ण्वुलू ] एक प्रकार की 
मिट्टी, पिडोर या चिक्कण मृत्तिका । 

मृतिः (स्त्री) [ मृ+-क्तिन्‌ ] मृत्यु, मरण । 

मृत्तिका [मृद्‌+तिकन्‌+- टाप्‌] 1. षिडोर, मिट्टी - मनु० 
१।१८२ 2. ताजी मिट्टी 3. एक प्रकार की गंघयुक्त 
मिट्टी । 

मृत्युः [ मू--त्युक्‌ | 1. मरण- जातस्य हि धुवो मृत्यु- 
धुवं जन्म मृतस्य च--भग० २।२७ 2. मृत्यु का देवता 
यमराज 3. ब्रह्मा का विशेषण 4. विष्णु का विशेषण 
5. माया का विशेषण 6. कलि का विशेषण 7. काम- 
देव। सम०-- तूर्यम्‌ एक प्रकार का ढोल जो ओध्वंदेहिक 
संस्कार के अवसर पर बजाया जाता हें,-नाशकः पारा, 
षाः शिव का विशेषण,--पाक्षः मृत्यु या यम का फंदा 
--पुष्पः ईख, गन्ना,- प्रतिबद्ध (वि०) मरणशील, मर्त्य 
कला, ली केला,-- बीजः, बीजः बांस,- राज्‌ 
(प्र०) मोतका देवता, यमराज, छोकः 1. मुदो की 
दुनिया, यमलोक 2. भूलोक, मत्येलोक--तु ० 'मत्येळोक 
वचनः 1. शिव का विशेषण 2. पहाड़ी कौवा, 
- सूतिः (स्त्री०) केकड़ी । 

मृत्युज्नयः [मृत्यु+-जि+-खच्‌, मुम्‌] शिव का विशेषण । 

मृत्सा, मृत्स्ना कि जल क +टाप्‌ ] 1. मिट्टी, पिडोर 
2 अच्छी मिद्री या , चिक्कण मिट्टी 3. एक प्रकार 
की गंघयुक्त मिट्टी । ः 

मृद्‌ (क्रघा० पर० मृद्नाति, मृदित) 1. निचोडना, दबाना 
भीचना - मम च मूदितं क्षौमं बाल्यत्वदद्धविवतंने: 
-वेणी० ५४० 2. कुचलना, रौंदना, टुकडे-टुर्कडे कर 
देना, हत्या करना, नष्ट करना, पीस देना, रगड़ देना, 
चकनाचूर कर देना--तानमर्दीदखादीच्च-- भट्टि० 
१५1१५, बालान्यमृद्नान्नलिनाभवक्‍त्र: - रघु० १८1५ 
3. मसलना, गुदगुदाना, घिसना, स्पर्श करना - शि० 
४६१ 4. जीत लेना, भागे बढ़ जाना 5. पोछ देना, 
रगड़ देना, हटाना, अभि - , निचोड़ना, भींचना, 
कुचलना, अव-रौंदना, कुचलना, उप-., 1. निचोड़ना 
भींचना 2. नष्ट करना, मार डालता, कुचल देता 
--यामिकाननुपमृद्य - नै० ५११०, परि--, भींचना 
निचोडना-पारिमृदितमृणाली दुर्बलान्यज्भूकानि-उत्तर० 
१।२४ 2. मार डालना, नष्ट करना 3. पोछ देना, 
रगड़ देना, प्र - कुचलता, चकनाचूर करना, पीस देना, 
हत्या कर देना, वि - , 1. भींचना, निचोड़ना 2. चक- 
नाचूर करना, कुचलना, पीसना--मनु० ४।७० 3. मार 


( ८१५ ) 


डालना, नष्ट करना, सम्‌--, इकट्ठा कर निचोड़ना, 
चकनाचूर करता, पीस देना, हत्या करना । 
मृद्‌ (स्त्री०) [ मृद्‌ +-क्विष्‌ |। पिडोर, मिट्टी, मिट्टी का 
गारा--आमोदं कुसुमभर्व मृदेव घत्ते मृद्गंधं न हि - 
कुसुमानि धारयन्ति-सुभा०, प्रभवति शुचिबिम्बोदग्राहे 
मणिनं मुदां चयः--उत्तर० २।४ 2. मिट्टी का ढेला, 
चिकनी मिट्टी का लौंदा 3. मिट्टी का टीला 4. एक 
प्रकार की सुगंधित मिट्टी। सम० --कणः मिट्टी 
की डली या लोंदा,-करः कुम्हार, - कांस्यम्‌ मिट्टी का 
वर्तन, --गः एक प्रकार की मछली, --चयः (मुच्चयः) 
मिट्टी का ढेर,-पचः कुम्हार, - पात्रम्‌,-भाण्डम्‌ मिट्टी 
का बर्तन, चिकनी मिट्टी के बने पात्र, - पिण्डः मिट्टी का 
लौदा,--बुद्धिः आलसी' बुद्ध,--मया च मत्पिण्डबुद्धिना 
तर्थव गृहीतम्‌--श० ६,--लोष्टः मिट्टी का ढेला, 
>-अकटिका (मृच्छकटिका) मिट्टी की छोटी गाड़ी; 
(शूद्रक द्वारा लिखित इस नाम का एक नाटक) । 
मृदङ्कः [मृद्‌?-अंगच्‌ किच्च] 1. एक प्रकार का ढोल या 
मुरज, डफली 2. बाँस । सम०--फलः कटहल का 
वृक्ष । 
मृदर (वि०) [मृद्--अरच्‌] 1. क्रीडाशील, खिलाड़ी 
2. क्षणभङ्गुर, क्षणिक, अस्थायी । 
मृदा दे० 'मृद' (स्त्री) । 
मुदित (भू० क० क») [मृद+क्त] 1. भींचा हुआ, 
निचोड़ा हुआ--सुरतमृदिता बालवनिता--भतृ ० 
२।४४ 2. कुचला गया, पीसा गया, पीस' डाला गया, 
रौंदा गया, मार डाला गया 3. मसल दिया गया, 
हटाया गया (दे० मुद्‌) । 
मृदिनी [मृद्‌ नक +-इनि+-डीष्‌] अच्छी, चिकनी मिट्टी । 
मुहु (वि०) (स्त्री०-डु-दी) [मुद्‌ तकु] (म० अ० 
म्रदीयस, उ०अ० म्रदिष्ठ) 1. चिकना, कोमल, 
पतला, लचीला, सुकुमार--मुदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते 
तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि--मालवि० ३।२, अथवा 
मृदु वस्तु हिसितुं मुदुनेवारभते प्रजान्तकः रघु० 
८।४५, ५७ श० १।१०, ४।१०, 2. कोमल, सुकु- 
मार, नम्र --न खरो न च भूयसा मृदुः--रघु० ८९; 
बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसंजहार-९।४७ “दया के कारण 
कोमल मन वाला' ११।८३, - श० ६।१ महधिमु दु- 
तामगच्छत्‌ --रघु० ५।५४, 'दयाद्रे' -खातमूलमनिलो 
नदीरयैः पाउयत्यपि मुदुस्तटदृमम्‌ --११।७६, 'मृदु और 
मन्द पवन भी 3. दुर्वल, कमज़ोर--सर्वथा मृदुरसौ 
राजा--हि० ३, ततस्ते मृदवोऽभूवन्‌ गन्धर्वाः शर-- 
पीडिता:--महा ० 4. मध्यम, संयत,--दुः शनिग्रह, --दु 
(अव्य०) कोमलता से, मन्दस्वर में, मधुर ढंग से 
--स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः --श० १।२३, वादयते 
मृदु वेणुम्‌-गीत० ५। सम०--अङ्कः (वि०) कोमल 


अंगों वाला, (-गम्‌) टीन, जस्त (-गी) कोमल अंगों 
वाली स्त्री, उत्षलभ्‌ कोमल अर्थात्‌ नीलकमल, 
- कार्श्यायसम्‌ सीसा, - कोष्ठ (वि०) नरम कोठे 
वाळा जिसे हलके विरेचन से दस्त आ जाय,--गमन 
(वि०) मन्द या अळसपूर्ण चाल वाला, (ना) हंसी, 
राजहंसी, चमिन्‌, - छदः, - त्वच्‌, - त्वचः (पृं०) 
एक प्रकार के भोजपत्र का वृक्ष,-पत्रः सरकंडा या 
नरकुल,--पर्वकः, - पर्वन्‌ (नपुं०) नरकुळ, बेत, 
-पुष्पः शिरिष का वृक्ष,-षूर्दं (वि०) जो आरंभ 
में मंद हो, स्निग्ध हो, सौंम्य तथा सुहावना हो, 
~ भाषिन्‌ (वि०) मधुर बोलने वाला,---रोमन्‌ (पुं०) 
--रोमकः खरगोश, -स्पशे (वि०) छूने में नरम । 

मुदुन्नकम्‌ [मृद--उद्‌--नी--ड--कन्‌] सोना, स्वर्ण । 

मुदुल (वि०) [मृदु+-लच्‌] 1. स्तिग्व, कोमल, सुकुमार 
2. ऋजु, सरल, साधु,--लम्‌ 1. जल 2. अगर की 
लकड़ी का एक भेद | 

मही, मुढोका [मुदु+-डीष्‌, पक्षे कन्‌+-टाप्‌ च] अंगूरों की 
बेल या गुच्छा--वाचं तदीयां परिपीय मढी मृद्वीकया 
तुल्यरसां स हंस:--नै० ३।६०, भामि० ४।१३, ३७। 

मध्‌ (म्वा० उभ मर्घति-ते) गीला होना, य़ा गीला करना । 

मुघम्‌ [मृघ्‌+-क] संग्राम, युद्ध, लडाई--सत्त्वविहितमतुलं 
भुजयोर्बलमस्य पश्यत मृघेऽधिकुप्यतः -कि० १२।३९, 
रघु० १३।६५, महावी० ५।१३ । 

मुन्मय (वि०) [मृद्‌ +-मयट्‌] मिट्टी का बना हुआ, रघु» 
५।२। 

मुश्‌ (तुदा० पर० मृशति, मृष्ट) 1. स्पर्श करना, हाथ से 
पकड़ना 2. मलना, गुदगुदाना 3. सोचना, विमशं, 
विचार करना, अभि--, स्पर्श करना, हाथ से पकड़ना, 
आ -, स्पर्श करना, हाथ लगाना, हाथ डालना 
(आलं० से भी); 0260 वतात जचारुभि:-कि ० 
४1१४, शरासनज्यां मुहुराममर्शे -कु० ३।६४; शि० 
९।३४ 2. झपट्टा मारना, खा जाना--रघु० ५1९ 
3. आक्रमण करना, हमला करना; आमृष्ट नः पदं 
परेः--कु० २।३१, परा-, 1. स्पर्श करना, मलना, 
गृदगुदाना; परामृशत्‌ हर्षजडेन पाणिना तदीयमङ्गं 
कुलिशब्रणाङ्कितम्‌ -- रघु० ३।६८, शि० १७११, 
मुच्छ० ५।२८ 2. किसी पर हाथ डालना, आक्रमण 
करना, हमला करना, पकड़ लेना --मृच्छ० १।३९, 
3. दूषित करना, भ्रष्ट करना, बलात्कार करना, 
4. विचार विमर्श करना, चितन करना-कि भवितेति 
सशङ्कु पङ्कजनयना परामृशति भामि० २।५३ 5. मन 
से सोचना, प्रशंसा करना --ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय 
समुच्तेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामृशति-काव्य० १, परि-, 
1. स्पर्श करना, जरा छू जाना--शिखरशर्तः परि- 
मृष्टदेवलोकम्‌--भट्टि० १०।४५ 2. ज्ञात करना, वि-, 


८ 


( ८१६६ ) 


1. स्पर्श करना 2. चिन्तन करना, सोचना, विचार 
करना, मनन करना-वृणुते हि विमुश्यकारिणं गूणलब्धा: 
स्वमेव संपद: . कि० २।३०, रामप्रवासे व्यमृशन्न 
दोषं जनापवादं सनरेन्द्रृत्युम्‌-भट्टि० ३७, १२।२४, 
कु० ६८७, भग० १८।६३ 3. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना, पर्यवेक्षण करना 4. परीक्षा लेना, परीक्षण 
करना--तदत्रभवानिमं माँ च शास्त्रे प्रयोगे च विमृ- 
शतु--मालवि० १। 


मृष्‌ । (स्वा० पर० मर्षति) छिड़कना 11 (म्वा० उभ० 


मर्षति-ते) बर्दाश्त करना, सहन करना-आदि (प्रायः 
दिवा० उभ०) 1 (दिवा०, चुरा० उभ ०-मृष्यति-ते, 
मर्षयति--ते, मर्षित) 1. झेलना, भोगना, सहन 
करना, साथ रहना--तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन, 
लोको न मृष्यतीति--उत्तर० ३ रघु० ९।६२ 2. अनु- 
मति देना, इजाजत देना 3. क्षमा करना, माफ करना, 
दोषमुक्त करना, क्षमाशील होना--मुष्यन्तु लवस्य 
बालिशतां तातपादा:--उत्तर० ६, प्रथममिति प्रेक्ष्य 
दुहितृजनस्यकोऽपराधो भगवता मर्षयितव्यः--श० ४, 
आये मर्षय मर्षय- वेणी० १, महाब्राह्मण मर्षय 
-~मृच्छ० १ 


मृषा (अव्य०) [मृष्‌ त-का] मिथ्या, गलती से, असत्यता 


के साथ, झूठमूठ--यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसे न घनिनां बूषे 
न चाटुं मृषा-भर्तृ० ३।१४७, मृषाभाषासिन्धो-भामि० 
२२४ 2. व्यर्थ, निष्प्रयोजन, निरर्थक । सम० 
अध्यायिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का सारस,-- अर्थक 
(वि०) 1. असत्य 2. बेहृदा (--कम्‌) असंगति, 
असंभावना,--उद्यम्‌ मिथ्यात्व, झूठ, झूठी उक्ति 
--तत्किं मन्यसे राजपुन्नि मुषोद्यं तदिति - उत्तर० ४, 
—ज्ञानम्‌ अज्ञान, असुर द्वे, भूल,--भाषिन्‌,--वादिन्‌ 
(पु) झूठा, झूठ बोलने वाला,- वाच्‌ (स्त्री०) 
असत्योक्ति, व्यङ्गयोक्ति, व्यंग्यकाव्य, ताना,--बादः 
1, असत्योक्ति, झूठ, मिथ्या 2. कपटपूर्ण उक्ति, चाप- 
लूसी 3. व्यंग्य, व्यंग्योक्ति । 


मृषालकः [मृषा -| अल-|-के +-क] आम का पेड़ । 
मृष्ट (भू० क० कऽ) [मृज्‌, मृश्‌ वा-+कक्‍्त] 1. स्वच्छ 


किया हुआ, निर्मळ किया हुआ 2. लीपा हुआ 
3. प्रसाधित, पकाया हुआ 4. छूआ हुआ 5. सोचा 
हुआ, विचारा हुआ 6. चटपटा मसालेदार, रुचिकर। 
सम० गन्धः चटपटी और रोचक गंध । 


मृष्टिः (स्त्री) [मज्‌ (मृश्‌) +क्तिन्‌] 1. स्वच्छ करना, 


साफ करना, निर्मल करना 2. पकाना, प्रसाधन करना, 
तैयारी करना 3. स्पर्श, संपर्क । 


मे (म्दा० आ० मयते, मित, इच्छा० मित्सते) विनिमय 


करता, अदला बदली करना, नि , बिनि , विनिः 
भय या अदला बदली करना । 


मेकः [ मे इति कायति शब 


करोति मे+कौ+क ] 


बकरा । 


मेकलः ('मेखल: भी) 1. एक पहाड़ का नाम 2. बकरा । 


सम०--अद्विजा, -- कन्यका, - कन्या नर्मदा नदी के 
विशेषण । 


मेखला [ मीयते प्रक्षिप्यते कायमध्यभागे--मी--खल-- 


टाप, गुण: ] 1. करघनी, तगडी, कमरबन्द, कटिबन्ध 
(आलं० से भी), कोई वस्तु जो चारों ओर से लपेट 
सके--मही सागरमेखला 'सागरावेष्टित भूमण्डल' 
-रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः 
--रघु० ६।६३, ऋतु० ६1२ 2. विशेष कर स्त्री की 
तगडी नितम्ब - बिम्बः सुदुकूलमेखलेः--ऋतु० १४; 
रघु० ८।६४, मेखलागृणरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ 
कु० ४८ 3. तीन लड़ों वाली मेखला जो पहले तीम 
वणे के ब्रह्मचारियों द्वारा पहनी जाती हे--तु० मनु० 
२४२ 4. पहाड़ का ढलान,-आमेखलं संचरतां घना- 
नाम्‌- कु० १।५, मेघ० १२ 5. कूल्हा 6. तलवार 
की मूठ 7. तलवार की मूठ में बंधी हुई डोरी की 
गांठ 8. घोड़े की तंग 9. नर्मदा नदी का नाम । सम० 
~ पदम्‌ कूल्हा, बन्धः कटिसूत्र घारण करना । 


मेखलालः | मेखला-+-अल्‌ +अच्‌ | शिव का re । 
मेखलिन्‌ (पुं०) [ मेखला +-इनि ] 1. शिव का विशे 


2. धमंशिक्षा ग्रहण करने वाला ब्रह्मचारी । 


मेघः [ मेहति वर्षति जलम्‌, मिह_-घडा, कुत्वम्‌ | 


1. बादल,- -, कुर्वन्नञ्जनमेचका इव दिशो मेघः समु- 
त्तिष्ठते ` मृच्छ० ५।२३, २, ३ आदि 2. ढेर, समुच्चय 
3. सुगन्धित घास --घम्‌ सेलखड़ी । सम०-- अध्वन्‌ 
(पुं °)~पथः,-मार्गः 'बादलों का मार्ग! अन्तरिक्ष,-अन्तः 
शरद्‌ ऋतु,--अरिः वायु, अस्थि (नपुं) ओला 
--आख्यम्‌ सेलेखडी,--आगमः बारिश का आना, 
बरसात, - आटोपः सघन मोटा वादल, आ।इम्बरः 
मेघों की गर्जेन,- आनन्दा एक प्रकार का सारस, 
-- आनन्दिन्‌ (पुं) मोर,आलोकः बादलों का 
दिखाई देना मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति 
चेतः--मेघ ० ३, आस्पदम्‌ आकाश, अन्तरिक्ष,-उदकम्‌ 
वृष्टि,--उदयः बादलों का घिर आना, - कफः ओला, 

कलः वृष्टि, वर्षा ऋतु,--गर्जनम्‌, गर्जना 
चितकः चातक पक्षी, जः बड़ा मोती,- जालम्‌ 
1. बादलों के सघन समूह 2. सेलखड़ी,- जीवकः, 
जीवनः चातक पक्षी, ज्योतिस्‌ (पुं०, नपुं०) 
बिजली, डम्बर बादलों की गरज,-- दीपः बिजली, 
- द्वारम्‌ आकाश, अन्तरिक्ष,-- नादः 1. बादलों की 
गरज, गड़गड़ाहट 2. वरुण का विशेषण 3. रावण के 
पुत्र इन्द्रजित्‌ का विशेषण °अनुलासिन्‌, °अनुक्तासकः 
मोर, “जित्‌ (पुं०) लक्ष्मण का विशेषण,--निर्घोषः 


( ८१७ ) 


बादलों की गरज, पंक्तिः, - माला बादलों की श्रेणी, 
पुष्पम्‌ 1. पानी 2. ओला 3. नदियों का पानी, 
प्रसवः पानी, भूतिः वज्र, मण्डलम्‌ अन्तरिक्ष, 
आकाश, मालः, मालिन्‌ (वि०) बादलों से घिरा 
हुआ, योनिः धुंध, घूआँ,-रवः गरज,-वर्णा नील का 
पौधा, वर्त्मन्‌ (नपुं०) अन्तरिक्ष, वह्निः बिजली, 
वाहनः 1. इन्द्र का विशेषण श्रयति स्म मेघामिव 
मेघवाहनः - शि० १३।१८ 2. शिव का विशेषण, 
“-बिस्फॉजतम्‌ 1. गरज, बादलों की गड़गड़ाहट 
2. एक छन्द का नाम दे० परि० १,-वेइमन्‌ (नपुं० ) 
अन्तरिक्ष, सारः एक प्रकार का कपूर, सुहृद्‌ (पृ०) 
मोर, स्तमितम्‌ गरज । . 
मेघडूर (वि०) | मेघं करोतीति कृ--अच्‌ ] बादलों 
को पैदा करने वाला । 
मेचक (वि०) [ मच्‌~-वृन्‌, इत्‌ च ] काला, गहरानीला, 
काळे रंग का कुर्वेच्रञ्जनमेचका इव दिशो मेघः समु- 
निप्छते मुच्छ० ५।२३, उत्तर० ६1२५, मेघ० ५९, 
कः। कालिमा, गहरा नीला वर्ण 2. मोर की पूँछ 
(पंख) की आँख (चंदा) 3. बादल 4. धूआ 5. चुचुक 
6. एक प्रकार का रत्न,-कम्‌ अंधकार । सम० 
आपया यमुना का विशेषण । 
मेट्‌. मेड (म्वा० पर मेटति, मेडति) पागल होना । 
मेटुला आंवले का पेड़ । 
मेठः 1. मेष 2. हाथी का रखवाला, महावत । 
मेठिः, मेथिः 1. संभा, स्थाणु 2. खलिहान में गडा हुआ खंभा 
जिससे बैल बांधे जाते हे 3 गाय भैस आदि बांधने का 
खूंटा 4. गाड़ी के बम को सहारने के लिए बल्ली । 
मेढ़: | मिह-+-प्ट्रन्‌ | मेंढा, मेष, दुम्‌ पुरुष की जननेन्द्रिय, 
लिग---(यस्य) मेह चोन्मादशुक्राभ्यां हीनं क्लीवः स 
उच्यते । सम० - चर्मन्‌ (नपुं०) शिंग की सुपाड़ी का 
चमड़ा,-जः शिव का विशेषण,-रोगः लिंग संबंधी रोग । 
मेढ़कः [मेढ़ +- कन्‌] 1. भुजा 2. लिग, पुरुष की जनने द्रिय । 
मेष्ठः, मेण्ड: हाथी का र॑खवाला, महावत । 
मेंढ:, मेढ्कः मेष, मेंढा । 
मेढ दे० मेढ । 
मेथ्‌ (म्वा० उभ० मेथति ते) 1. मिलना 2. एक 
दूसरे से मिलन होना (आ०) 2. बुरा भला कहना 
४. जानता, समझाना 5. चोट मारना, क्षति पहुँचाना, 
जान से मार डालना । 
मेथिका, मेथिनी [ मेय्‌ +-प्वुलू--टाप्‌, इत्वम्‌, मेथ +- णिनि 
+डीप्‌ ] एक प्रकार का घास, मेथी 1 
मेदः [ मेदते स्निह्मति-~-मिद्‌‡-अच्‌ | 1, चर्बी 2. एक 
विशेष प्रकार की वर्णसंकर जाति 3. एक नाग राक्षस 
का नाम । सम० जनम्‌ एक प्रकार का गूगल,-भिल्लः 
एक पतित जाति का नाम । 


१०३ 


भेदकः [ मिद्‌ +-ण्वूल्‌ ] अरकं जो शराब खींचने के काम 
आता हे । 

मेदस्‌ (नपुं०) [ मेदते स्निह्मति- - मिद--असुन ] 1. चर्बी 
वसा (शरीर के सात धातुओं में से एक जिसका पेट 
में विद्यमान होना माना जाता हे) मनु० ३1१८२, 
याज्ञ १।४४ 2. मांसलता, शरीर का मोटापा --मेद- 
इछेदकृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपु:--श० २।५। 
सम०--अबुंदम्‌ एक मोटी रसौली,--छृत्‌ (पुं, नपुं०) 
मांस,--ग्रन्थिः मेंद युक्त गांठ या रसौली,--जम्‌,--- 
तेजस्‌ (नपुं०) हड्डी,-पिण्ड:, चर्बी का डला,-बृद्धिः 
(स्त्री) 1. चर्बी की वृद्धिः, मोटापा 2. फोतों का बढ़ 
जाना । 

मेदस्विन्‌ (वि०) [ मेदस्‌--विनि ] 1. मोटा, स्थूलकाय 
2. मजबूत, हृष्टपुष्ट शि० ५६४ | 

मेदिनी [ मेद -!-इनि--डोष्‌ |। पृथ्वी---न मामवति स- 
द्वीपा रत्नसूरपि मेदिती--रघु० १।६५, चञ्चलं वसु 
नितान्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः--कि० १३।५३ 
2. जमीन, भूमि, मिट्टी 3. स्थान, जगह 4. एक कोश 
का नाम। सम०--ईशः--पति: राजा,- द्रबः धूल । 

मेदुर (वि०) [मिद्‌-घुरच्‌ ] 1. मोटा 2. चिकना, स्निग्ध 
मृदु 3. ठोस, सघन -मा० ८।११, फूला हुआ, भरा 
हुआ, ढका हुआ (प्राय करण० के साथ या समास के 
अन्त में) -मेघैमेंदुरमम्बरम्‌--गीत० १, मकरन्दसुन्दर- 
गलन्मन्दाकिनीमेदुरं (पदारविदम्‌ ) -७ । 

मेदुरित (वि०) [ मेदुर-- इतच्‌ ] मोटा, फुलाया हुआ, 
सघन किया हुआ--उत्तर० १। 

मेद्य (वि०) | मेद+-यत्‌ | 1. चर्बीयुक्त 2. सघन, मोटा । 

मेघ्‌ (भ्वा० उभ० दे० 'मेथ्‌' । 

मेघः [मेध्यते हन्यते पशुः अत्र--मेघ्‌--घञ्‌] 1. यज्ञ 
जेसा कि 'नरमेध' में 2. यज्ञीय पशु, यज्ञ में बलि दिया 
जाने वाला पशु । सम०--जः बिष्णु का विश्लेषण । 

मेधा [मेध्‌ +-अञ्ञ्‌ +-टाप्‌] (ब० स० में सु, दुस्‌, तथा 
नकारात्मक अ पूर्वे आने पर मेघा का बदल कर 
'मेधस्‌' रूप रह जाता है) 1. घारणात्मक शक्ति, 
(स्मरण शक्ति की) घारणाशक्ति - धीर्धारणावती 
मेधा अमर० 2 प्रज्ञा वृद्धि---भग० १०।३४, मनु० 
३1२६२, याज्ञ० ३।१७४ 3. सरस्वती का एक रूप 
4. यज्ञ । सम०--अतिथिः मनुस्मृति का एक विद्वान्‌ 
भाष्यकार,- रुद्रः कालिदास का विशेषण । 

मेधावत्‌ (वि०) [मेधाञ- मतुप्‌, वत्वम्‌] बुद्धिमान्‌, 
समझदार । 

मेधाविन्‌ (वि०) [मेधा-विनि] 1. बहुत समझदार, 
अच्छी स्मरणशक्ति वाला 2. बुद्धिमान्‌, समझदार, 
प्रज्ञावानू--१० 1. विद्वान्‌ पुरुष, ऋषि, विद्यासपन्त 
2. तोता 3. मादक पेय । 


( ८१८ ) 


मेषि दे० 'मेथि' । 

मेध्य (वि०) [मेथ्‌--ण्यत्‌ मेघाय हितं यत्‌ वा] 1. यज्ञ 
के लिए उपयुक्त -याज्ञ७ ११९४; मनु” पापड 
2. यज्ञ संबंधी, यज्ञीय -मेध्येत्ताइवेनेजे, रघु० १३1५, 
3. विशुद्ध, पुण्यशील, पवित्रात्मा; रघु० १८४, 
३३१, १४८१,---ध्यः 1. बकरा 2. खर का पेड 
3. जौ (मेदिनी के अनुसार), -ध्या कुछ पौघोंके 
नाम | 

मेनका [मन्‌--वुन्‌ अकारस्य एत्वम्‌] 1. एक अप्सरा 
(शकुन्तला को माता) का नाभ 2. हिमालय की पत्नी 
का नाम । सम०--आत्मजा पार्वती का नाम। 

मेना [मान--इनच्‌, नि० साधुः] 1. हिमालय की पत्नी का 
नाम--मेनां मुनीनामपि माननीयां (उपयेमे) कु० 
१।१८, ५।५ 2. एक नदी का नाम । 

मेनादः [मे इति तादोऽस्य] 1. मोर 2. बिलाव 3. बकरा । 


मेघिका, मेधी (स्त्री) एक पौधा जिसे महंदी कहते हैं 
(इसके पत्तों से लाल सा रंग निकाला जाता हैं, 
जिससे कि अंगुलियों के नाखून, पैरों के तले तथा 
हाथ की हथेलियाँ रंगी जाती हे) । 

प्रेष्‌ (म्वा० आ० मेपते) जाना, हिलना-जुलना । 

मेय (वि०) [मा (मि)+यत्‌] 1. नापने योग्य, जो 
नापा जा सके 2. जिसका अनुमान लगाया जा सके 
3. पहचाने जाने के योग्य, ज्ञेय, जो जाना जा सके ! 

मेरुः [मि +-रु] उपाख्यानों में वाणत एक पर्वत का नाम 
(ऐसा माना जाता है कि समस्त ग्रह इसके चारों 
ओर घूमते हे, यह भी कहते है कि मेरु सोने और 
रत्नों से भरा हुआ हुँ) विभज्य मेरुर्न यदथिसात्कृतः 
ने ११६, स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरुं 
मे रोचते भर्तु० ३।१५१ 2. रुद्राक्षमाला के बीच का 
गुरिया 3. हार के बोच की मणि । सम०--घामन्‌ 
(पुं०) शिव का बिशेषण,--यन्त्रम्‌ तकवे के आकार 
की बनी एक आक्रति । 

मेरुकः [मेरु ‡-कन्‌] धूप, धूनी । 

मेलः [मिलू+घज्ण | मिलाप, एकता, संलाप, समवाय, 
सभा ('मेलक' भौ) । 

मेलनम्‌ [मिल्‌ ¬-णिच्‌+-ल्य्‌ट्‌] 1. 
2. समाज 3. मिश्रण । 

मेला [मिल्‌+णिच्‌+ अन्‌ ञ-टाप्‌] 1. मिलना, समागम 
2. समवाय, सभा, समाज 3. सुर्मा 4. नील का पौधा | 
5. स्याही, मसी 6. संगीत की माप, स्वरग्राम। | 
सम ०--अन्धुकः, ~ अम्बुः-नन्दः,-नन्दा - मन्दा कलम | 
दान, देवात । 

मेव्‌ (म्त्रा० आ० मेवते) पूजा करना, सेवा करना, टहल 
करना । 

मेषः | मिषति अन्योऽन्यं स्पर्घते  मिषू--अच्‌ ] 1. मेढा, 


एकता, संयोग 


भेड़ 2. मेष राशि । सम० अण्ड: इन्द्र का विशेषण, 
- कम्बलः एक ऊती कंबल या धुस्सा, पारूः,-पालकः 
गडरिया, -मांसम्‌ भेड़ या बकरे का मांस, - यूथम्‌ 
भेडों का रेवड़ । 

मेषा [ मिष्यतेऽसौ मिष्‌ -घज्म +-टाप्‌ } छोटी इलायची । 

मेषिका, मेषी [ मेष +-कन्‌ +-टापू, इत्वम्‌, मेष--ढीष्‌ ] 
भेड़ (मादा) । 

मेहः | मिह्‌ +-घञ््‌ ] 1. लघुशंका करना, मूत्र करना 
2. मूत्र 3. मूत्र संबंधी रोग 4. मेंढा 5. बकरा! 
सम० ध्नी हल्दी । 

मेहनम्‌ [ मिह +-ल्यूट्‌ ] 1. मूत्रोत्सर्गं करना 2. मूत्र 
3. लिंग । 

सत्र (वि०) (स्त्रीं०--त्री) [ मित्र--अण्‌ ] 1. मित्रसंबंबी 
2. मित्र द्वारा दिया गया 3. दोस्ताना, कृपापूर्ण, 
सौहादंपूर्ण, कृपालु- मनु० २1८७, भग० १२1१३ 
4. मित्र नाम के देवता से संबंध रखने वाला (जैसा 
कि 'मुहृतं') -कु० ७।६,- त्रः 1. ऊँचा या पूर्ण 
ब्राह्मण 2. एक विशेष वर्णसंकर जाति . मनु० १० 
२३ 3. गुदा, -त्री 1. मित्रता, दोस्ती, सद्भाव 
2. घनिष्ठ संबंध या साहचर्य, मिलाप, संपर्क -- 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः - मेघ० ३१ 
3. अनुराधा नाम का नक्षत्र, --त्रम्‌ 1. मित्रता, दोस्ती 
2. मलोत्सर्गे करना-मनु० ४।१५२ 3. अनुराघा नाम 
का नक्षत्र, (इसी अर्थ में 'मैत्रभम्‌? शब्द भी) । 

मंत्रकम [ मंत्र +-कन्‌ ] मित्रता, दोस्ती । 

सैत्रावरणः [ मित्रश्‍ंच वरुणश्च. --द्व० स०, मित्रस्यानङ्‌; 
मित्रावरुण-अण्‌ ] 1. वाल्मीकि का विशेषण 
2. अगस्त्य का विशेषण 3. यज्ञ के प्रतिनिधि ऋतिविजों 
में से एक । 

मंत्रावरुणिः [ मित्रावरुण+-इञ्ञ्‌ | 1. अगस्त्य का विशेषण 
2. वशिष्ठ का विशेषण 3. वाल्मीकि का विशेषण । 

मैत्रेय, (वि०) (स्त्री यो) [ मैत्रे मित्रतायां साधुः, 
मेत्र+-ढञ्ग ] दोस्त या मित्र से संबंध रखने वाला, 
दोस्ताना,---यः एक वर्णसंकर जाति का नाम । 

मेत्रेकः [ मंत्रेय+-कन्‌ ] एक वर्णसंकर जाति का नाम 
मनु० १०।३३ । 

मैत्रेपिका [ मंत्रेयक-!-टापू, इत्वम्‌ ] मित्रों या मित्रराष्ट्रों 
में संघर्ष, मित्रयुद्ध । 

मैत्र्यम्‌ [ मित्र +-ष्यञ् ] मित्रता, दोस्ती, मैत्री । 

मैथिल; [ मिथिलायां भव:--अण्‌ ] मिथिला का राजा 
रघु० ११।३२, ४८,-ली सीता का नाम -- रघु 
१२1२९ । 

मेथुन (वि०) (स्त्री० - नी) | मिथुनेन नि्वृत्तम्‌-अण्‌ ] 
1. युरवमय, जुड़ा हुआ 2. विवाहसूत्र में आबद्ध 
3. संभोग से संबन्ध रखने वाला, सम्‌ 1, रति क्रीडा, 


( ८१६९ ) 


संभोग, --मृतं मेथुनमप्रजम्‌--पंच० २1९४ 2. विवाह 
3. मिलाप, संयोग । सम०--ज्वरः मैथुनोन्माद की 
उत्तेजना, --धर्भिन्‌ (वि०) सहवासी,-- बेराग्यम्‌ स्त्री- 
संभोग से विरक्त । 

मॅशुनिका [ मंथुन-+-वुन्‌+-टाप्‌+ इत्वम्‌ ] विवाह द्वारा 
मिलाप, वैवारिक गठबंधन । 

सँधावकम्‌ (नपुं०) समझ, बुद्धि । 

मैनाकः [ मेनकायां भवः अण्‌ ] हिमालय और मेना के पुत्र 
(एक पर्वत) का नाम, यही एक ऐसा पवंत था 
जिसके डेने समुद्र से मित्रता होने के कारण अक्षुण्ण 


Kk 


रहे जबकि इन्द्र ने और दूसरे पर्वतो के बाजू काट | 


डाले । तु० कु० 
का विशेषण । 
मेनालः (पुं ) मछवा, माहीगीर । 


मेन्दः (पुं०) एक राक्षस का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने मार 


१।२० । सम - स्वस्‌ (स्त्री) पार्वती 


गिराया था । सम०- हन्‌ (पृं) कृष्ण का विशेषण । | 


मेरेय:,-यम्‌, मैरेयकः--कम्‌ [ मिरा देशभेदे भवः--ढक्‌ ] 


एक प्रकार का मादक पेय--अधिरजनि वधूभिः पीत- ! 


मरेयरिक्तम्‌ - शि० १११५१, गंगा० ३४ । 

मेलिन्दः [मिलिद--अण्‌] मधुमक्खी, भौरा । 

मोकम्‌ (नपु०) किसी जानवर की उतरी हुई खाल । 

मोक्ष्‌ (स्वा० पर०, चुरा० उभ० मोक्षति, मोक्षयति-ते) 
1. छोड़ना, स्वतंत्र करना, मुक्त करना, मुक्ति देना 
2. ढीला करना, खोलना, बिगाड़ना 3. बलपूर्वक 
छीनना 4. डालना, फेंकना, उछालना 5. ढलकाना । 

मोक्षः [मोक्ष्‌ ।-घका ] 1. मुक्ति, छुटकारा, बचाव, स्वतंत्रता 
~ साऽवुना तव बच्चे मोक्षे च प्रभवति - का०; मेघ? 
६१, ऊब्धमोक्षाः शुकादयः - रघु० १७।२० धुर्याणां 
च धुरो मोक्षम्‌-१७।१९, 2. उद्धार, परित्राण, 
मोचन 3. परममुक्ति, आवागमन अर्थात्‌ पुनजंब्म के 
चक्कर से आत्मा की मुक्ति, मानवजीवन के चार 
उद्देश्यों में से अन्तिम - दे० अर्थ, भग० ५।२८, 
१८३०, रघु० १०८४ मनु० ६1३५ 4. मृत्यु, 
5. अधःपतन, अवपतन, गिरना. - वनस्थलीमंर्मरपत्र- 
मोक्षा--कु० ३।३१ 6. ढीला करना, खोलना, बन्धन- 
मुक्त करना - वेणिमोक्षोत्सुकानि --मेधऽ ९९ 
7. ढलकाना, गिराना, बहाना बाष्पमोक्ष, अश्रुमोक्ष 
8. निशाना लगाना, फेंकना, दागना बाणमोक्षः 
_-श० ३।५ 9. बखेरना, छितराना 10. (किसी 
ऋण आदि का) परिशोध करना 11. (ज्योतिष्‌ में) 
ग्रहणग्रस्त ग्रह की मुक्ति 
आप्त करने का साधन,--देवः प्रसिद्ध चीनी यात्री 
ह्यूनत्सांग के साथ व्यवहृत होने वाला विशेषण, 
“द्वारस्‌ सूर्य,-पुरी कांची नामक नगरी का विज्ञेषण । 

मोक्षथम्‌ [ मोक्षञ-ल्यृट्‌ ] 1. छोड़ना, मुक्त करना, परम 


। सम०- उपायः मोक्ष | 


मुक्ति, स्वतंत्रता देना 2. उद्धार, छुटकारा 3: ढीला 
करना, खोलना 4. छोड़ना, परित्याग करना, त्याग 
देना 5. ढरकारना 6. अपव्यय करना । 

मोघ (वि०) [मुह +-घ अच्‌ वा, कुत्वम्‌] 1. व्यर्थ, अर्थ- 
हीन, निष्फळ, लाभरहित असफलः--याच्यया मोघा 
वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा--मेघ०६, मोघवृत्ति 
कलभस्य चेष्टितम्‌-रघु० ११३९, १४६५, भग० 
९] १२ 2. निरुद्देश्य, निष्प्रयोजन, अनिश्चित 3. छोड़ा 
गया परित्यक्त 4. आलसी,-घः बाड़, घेरा, झाड़बन्दी, 
--धम्‌ (अव्य०) व्यर्थ, बिना किसी प्रयोजन के, 
बिना किसी उपयोग के। सम ०--कर्मन्‌ (वि०) 
अनुपयुक्त कार्यो में व्यस्त,-- पुष्पा बांझ स्त्री । 

मोघोलिः झाडबन्दी, बाड़ । 


मोचः [मुच्‌-अच्‌] 1. केले का पौधा 2. शोभाञ्जन या 
सौहज्जने का पेड,--चा 1. केले का वृक्ष 2. कपास 
का पौधा 3. नील का पौधा,--- चम्‌ केले का फल । 

मोचकः [ मुच्‌+-प्वुलू | 1. भक्त, संन्यासी 2 परममुक्ति, 
छुटकारा 3. केले का पौधा । 

मोचन (वि०) (स्त्री०-नी) [मुच्‌ +ल्युट्‌] छोड़ने वाला, 
स्वतन्त्र करने वाळा,--नम्‌ 1. छोड़ना, मुक्त करना, 
स्वतन्त्र करना, मोक्ष 2. जूआ उतारना 3. निर्वहण 
करना, उत्सर्जन करना 4. किसी कतंव्यभार या ऋण 
का परिशोध करना । सम०--पट्टकः छन्ना, (कपड़ा 
जिससे दूध जल आदि छाना जाय ) 1 

मोचयित्‌ (वि०) [ मुच्‌+- णिच्‌+तृच्‌ ] छुड़ाने वाला, 
स्वतन्त्र करने वाला । 

भोचाटः [मुच्‌ +-णिच्‌4-अच्‌=मोच~-अट्‌+- अच्‌] 1. केले 
का गूदा या फल 2. चन्दन की लकड़ी । 

मोटकः,-कम्‌ [मुटू-- ण्वुल्‌] बटी, गोली,--कम्‌ कुशा घास 
की दो पत्तियाँ जो श्राद्ध के अवसर पर दी जाती है 
(भग्नकुशपत्रद्वयम्‌ ) । 

मोट्टायितम्‌ [मुट्‌+-घञ्ञ्‌ बा० तुक्‌, त-क्यङ्‌-- (भावे) क्त] 
जब कभी बातचीत चलती हे या अन्यमनस्का होकर 
नायिका कान आदि कुरेदती है तो उस समय चुप- 
चाप बिना इच्छा के अपने प्रिय के प्रति स्नेह की 
अभिव्यक्ति । उज्ज्वल मणि ने इसकी परिभाषा दी 
हैं :- हृदि तद्भावभावितः । 
प्राकटयमभिलाषस्य मोदट्टायितमुदीर्यते ॥ ` देऽ सा० 
द० १४१ भी । 

मोदः [मुदू--घज्म] 1. आनन्द, प्रसन्नता, हषं, खुशी 
`` यद्रानन्दासच मोदाश्च. उत्तर २।१२, रघु» 
५1१५ 2. गंघद्रव्य, सुगंधि । सम०--आख्यः आम 
का पेड़ । 

सोदक (वि०) (स्त्री०-का,-को) [मोदयति-मुद्‌+ णिच्‌ 
+प्बुल | सुहावना, आनंदप्रद, प्रसन्नततादायक,--क:.- 


( ८२० ) 


--कम्‌ मिठाई, लड्डू -याज्ञ० १२८९,--कः एक 
वर्ण संकर जाति (क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से 
उत्पन्न) । 

मोदनम्‌ [मद --ल्यट] 1. हर्ष, प्रसन्नता 2. प्रसन्न करने 
की क्रिया 3. मोम ! 

मोदयन्तिका, न्मोदयन्ती मद + णिच्‌ +शत्‌ -डीप्‌ = मोद- 
यन्ती + कन्‌ +-टाप्‌, हृस्व| एक प्रकार की चमेली । 

भोदिन्‌ {वि०) {मुद्‌ = णिनि] 1. प्रसन्न, सुखी, खुश 
2. प्रसन्नता-दायक, आनन्दप्रद, नी 1. नाना प्रकार 
(अमोद, मल्लिका, जूही) के पौधों के नाम 2. कस्तूरी 
3. मादक या खींची हुई शराब । 

मोरटः [मर्‌ --अटन्‌ | मीठे रस वाला एक पौधा 

2. ताजी ब्याई माय का दूध,--ठम्‌ गन्ने की जड़ । 

[मष्‌ ज-षडा]} 1. चोर, लुटेरा 2. चोरी, लूट 

3. लटखसोट, चोरो, उठा ले जाना, हटाना (आल० 

से भी) -न पुष्पमोपमईत्यृद्यानलता - मूच्छ० १, दृष्टि- 

मोपे प्रदोषे--गीत० ११ 4. चुराई हुई संपत्ति। 

सम? - कृत्‌ (१०) चोर । 

सोबकः |म्‌प्‌-।- लुटेरा, चोर । 

मोषणम्‌ {नुण +-ल्यृद्‌ 1. लूटना, खसोटना, चोरी करना 
ठगना 2. काटना, 3. नष्ट करना । 

मोषा [मुष्‌--अ--टाप्‌| चोरी, लूट । 

मोहः [मह--घव्म | 1. चेतना की हानि, मूछित होना, 
निःसज्ञा, बेहोशी -मोड़ेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मृ च्य- 
माना--विक्रम ० १।८, कु० ३।७३ 2. घबराहट, 
व्यामोह, उद्विग्नता, अव्यवस्था--यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह: 
मेवं यास्यसि पाणडव--भग० ४३५ 3. मूर्खता, 


मोष 


3 


अज्ञान, दीवानापन -तितीर्पुर्दुस्तरं मोहादुड्पेरास्मि 
सागरम --रघ्‌० १।२, श० ७।२५ 4. त्रुटि, भूल 
अशुद्धि 5. आश्चर्य, अचम्भा 6. कष्ट, पीढ़ा 7. जादू 


की कला जो शत्रु को परास्त करने में प्रयुक्त की जाय 
8. (दर्शन० में) व्यामोह जो सत्य को पहचानने में 
अवरोधक है, (इसके अनुसार मनुष्य को सांसारिक 
पदार्था की वास्तविकता में विश्वास होता हैं, और वह 
विषय सुखों से तृप्ति करने का अभ्यस्त हो जाता हे) । 
सम० -- कलिल मोटा और ब्यामोहक जाल, निद्रा 
अन्वविएवाल, मन्त्रः व्यामोहक जादु,--रात्रिः (स्त्री ०) 
प्रलय की रात जब कि समस्त विश्व नष्ट हो जायगा, 
शास्त्रम्‌ मिथ्या सिद्धान्त या गुरु । 

मोहन (वि०) (स्त्रो०-नी) [मुह--णिच्‌+ल्युट | 
1. जडीभूत करने वाला 2. ज्याकुल करने वाला, उद्विग्न 
करने वाला. विह्वल करने वाला 3. व्यामोहक 
संभ्रामक 4. आकर्षक, - नः 1. शिव का विशेषण 
2. काम के पांच वाणों में से एक घतूरा, नम्‌ 
1. जडीभूत करना 2. सुस्त करना, घबरा देना, विह्वल 


eens eerie 


करना, 3. जडता, बेहोशी 4. दीवानापन, व्यामोह, 
गलती 5. फूसलाना, प्रलोभन करने के लिये जादू- 
टोना। सम० - अस्त्रम्‌ एक ऐसा आयुध-अस्त्र जो उस 
व्यक्ति को'जिस पर कि चलाया जाय, मुग्ध कर ले । 

मोहनकः [मोहन¬-के+ क] चैत्र का महीना । 

मोहित (भू क० कृ०) [मुह +-क्त] 1. जडीभूत किया 
हुआ 2. घबराया हुआ, विह्वल 3. व्यामुग्ध, आकृष्ट, 
मुग्ध किया हुआ, फुसळाया हुआ । 

मोहिनी [मुह+-णिच्‌+-णिनी ¬ ङीप्‌| 1. एक अप्सरा 
का नाम 2. मनोहारिणी स्त्री (अमृत बांटते समय 
राक्षसों को ठगमे में विष्णु ने यही रूप धारण किया 
था) 3. एक प्रकार का चमेली का फूल । 

मौक (कु) लिः (पुं ) कौवा--उत्तर° २।२९। 

मौक्तिकम्‌ [मक्तैव स्वार्थे ठक्‌] मोती---मौक्तिकं न गजे 
गजे--मुभा० । सम०--आवली मोतियों की लडी 
गुम्फिका मोती की मालाएँ गृंथने वाली स्त्री,-दामन्‌ 
(नपु०) मोतियों की लड़ी--प्रसवा मोतियों को 

जन्म देने वाली सीपी,--शुक्ति (स्त्री) मोतियों की 

सीपी, -सरः मोतियों की लड़ी, या हार। 

मौक्यम्‌ [मूक +- प्यञ्ञ] गूंगापन, मूकता, मौन । 

मौखरिः [मुख रञ-इञ्ञ्‌] एक कुल का नाम-- पदे पदे 
मौखरिभिः कृतार्चनम्‌--का० । 

मौखरयंम्‌ [मुखरस्य भावः ष्यञ्‌] 1. बातूनीपना, बहुः 
भाषिता 2. गाली, मानहानि, झूठा आरोप । 

मौख्यम्‌ [मुख -!-ष्यडा.] पूर्ववतिता, वरिष्ठता । 

मौध्यम्‌ [म्‌ग्ध--ष्यञ्ञ्‌] 1. मूर्खता, मूढता 2. कलाहीनता 
सरलता, भोलापन 3. लावण्य, सौन्दर्य 1 

मौचम्‌ [मोच--अण्‌] केले का फल। 

मौज (वि०) (स्त्री - जी) [मुंजञ-अण्‌] मंज की घास 
का बना हुआ,--जः मूंज की घास का पत्ता ! 

मौञ्जी [मौञ्ज+-डीप्‌] मूंज की घास की तीन लड़की 
बनी, ब्राह्मण की तगड़ी--कु० ५1१०, मनु० २।४२। 
सम ०--निबन्धनम्‌,--बन्धनम्‌ मूंज की घास को बना 
कटिसूत्र पहनना, उपनयन संस्कार,-मनु ० २।२७,१६९। 

मौढ्यम्‌ | मूढ+-ष्यञ्ञ्‌ | 1. अज्ञान, जडता, मूर्खता 
2. लड़कपन । 

मौत्रम्‌ [मूत्रस्येदम्‌--अण्‌ः] मूत्र की मात्रा । 

मौदकिकः |मोदक-{-ठक्‌] हलवाई । 

मौद्गलिः [मुद्गल इञ्ञ्‌] कोवा । 

मौद्गोन (वि०) [मुद्ग+खञ्ग्‌] (खेत 
(मूंग) बोने के उपयुक्त हो । 

मौनम्‌ [मुनेर्भावः--अण्‌] चुप्पी, मूकभाव; -- मौनं सर्वार्थ- 
साधनम्‌, - मौनं त्यज 'होठ हिलाओ'--मौनं समाचर 
'जीभ को ताला लयगाओ'। सम०--मुद्रा मौन 
धारण की अभिरुचि,--शतम्‌ चुप रहने की प्रतिज्ञा । 


) जो लोबिया 


( ८२१ ) 


मौनिन्‌ (वि०) (स्त्री ०--नी ) | मौन--इलि] चुप रहने की 
प्रतिज्ञा का पार्न करने वाला, चुप, मूक, --भग० 
१२।१९--पुं० एक पुण्यशील ऋषि, संन्यासी, साघु । 

सौरजिकः [मुरज-{-ठक्‌] मृदंग बजाने वाला । 

मो््यम्‌ | मखं --ष्यव्न | मूर्खता, बुद्धपन, जडता । 

मौ: [म्राया अपत्यम्‌ - म्रा+ण्य| चन्द्रगुप्त से आरंभ 
करके राजाओं का एक वंश मौर्ये नवे राजनि 
--मुद्रा ४1१५, मौर्येहिरण्याथिमिरर्चाः प्रकल्पिताः 
महः 
विद्वानों में ज्तविभिन्नता हे) 

मौर्वी [मूर्वाया विकार: अण्‌+-ङीप्‌] 1. धनुष की डोरी 

—मौर्वीकिमा ड्को भुजः १।१३, मौर्वी घनुषि 

चातता - रधु+ १११६, १८।४८, कु० ३१५५ 

2. मूर्वा घास उ अती तसड़ी 

जाने योग्य मन्‌० २।४२ ! 


Eg 


> 5 _,ला~ली) [मूलं वेति मूलादागतो | 


लभूत, मौलिक 2. प्राचीन, पुराना, 
) बहुत समय से चली आती हुई 
एदाव, उच्च कुछ म उत्पन्न 4. प द्यो से 
पला हुआ, प्राचोन काल से पदारूढ़ 
= ७५४, रघ० २१९५७, ल: 


पादूरभतः इडा] प्रधान, प्रमुख 
रिमलानां मोलिना सोरभेण, भामि० 


प्रधान, शिरोमणि - सोलो वा 
केणी ० ३1४०, स्घु० १२1५९, कु० 
अस्तु का सिर या चोटी, उच्चतम 


न्दु, उत्तरर २12० 3. अशोकवृक्ष, रिः (पुं० या 
) ३. लाज, किरीट, मुकुट--भामि> १।७३ 
2. सिर की चोटी के बाल, शिखा - जटामौलि-- कू० 
२१६ (जटाजट मल्लि०) 3. मींढी, केशविन्यास 


-~वेणी० ५३४, ` लिः-ली (स्त्री) पृथ्वी ! सम० 


सणि:,-- र्मम मकुट की मणि, मुकुट में लगा रत्न, | 


९५ 
प्रान 3. घटिया । 
छ. अज | मूल्य, कीमत । 
(र अस्यां क्रीडायास्‌ -मुष्टि+ण | 
से वाजी, मुष्टामृष्टि मुठभेड़ ¦ 
ठक्‌ | बदमाद, ठग, वूदे । 
(स्त्री, - लो) [| मुसल--अण्‌ ] 
(र को भांति बना हुआ, मुसल के आकार का 
2. (युद्ध आदि) जो गदाओं से लड़ा जाय 3. ( 
आदि) जो गदा युद्ध से संबद्ध हो । 


(इस संदर्भ में 'मौर्य शब्द के अर्थ में | 


(क्षत्रियों के धारण किये । 
| म्रक्ष्‌ (म्बा० पर० स्रक्षति) 1. रगड़ना 2. 


गत मंत्री,-रघु० १९१२, १४१०, | 


) [मूल --ठल्म] 1. मूलभूत 


| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


: म्नात (भ० क० कृ०) [ म्नाञक्त ] 


मौहूर्तः, मोहूतिकः [ मृहृतं+-अण्‌, ठक्‌ वा ] ज्योतिषी । 

म्ला (श्वा० पर० मनति, म्नात) 3. (मन में) दोहराना 
2. परिश्रम पूर्वक याद करना 3. स्मरण करना, आ- 
1. सोचना, मनन करना-पादाम्बुजद्वयमनारतमामनन्त 
~ भामि० ४५०२ 2. परंपरानुसार दे देना, निर्धारित 
करना, उल्लेख करमा, सोचना, बोलना - त्वामाम- 
नन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रबतिनीम्‌ कु० २1१३, ५।८१, 
६३१ 3. अध्ययन करना, सीखना, याद करना 
~ यद्ब्रह्म सम्यगाम्नातम्‌  कु० ६।१६; भट्टि० १७। 


३०; समा - , 1. आवृत्ति करना 2. निर्धारित 
करना, निश्चित करना, तं हि घमंसूत्रकाराः समास- 
नन्ति- उत्तर० ४ | 


1. दोहराया गया 
2. याद किया गया, अध्ययन किया गया । 

देर लगाना, 
संचय करना, इकट्ठा करना 3. लेप करना, रथड़ना, 
मलना 4. मिश्रण करना, मिलाना । 


। क्षः [ म्रक्ष 4-घञ | पाखंड, कपटाचरण । 


क्षणम्‌ | म्रक्ष | ल्यूट्‌ | 1. शरीर पर उबटन मलना 
2. लेप करना, सानन 3. संचय करना, ढेर लगाना 
4. तेल, पल्हम । 

खद्‌ (म्वा आ०--म्रदते - प्रेर० आदयति ते) पीसना, 
चूरा करना, कुचलना, रौदना ! 


अआदिमन (यं>) [ मुदोर्नाः इमनिच्‌ | 1. कोमलता 
मृदुता, 2. ऋजुता, दुर्बलता, (स्वर्भानुः) हिमांशुमाशु 


प्रसते तन्श्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌---शि० २!४९ | 

स्रञ्च्‌ (भ्वा० पर० म्रोचति) जाना, हिलना-जुलना । 

ख्रुञ्च्‌ (भ्पा० परऽ म्रुचति) जाना, हिलना-जुलना । 

सक्षु चुरा० उभ० म्लक्षयति - ते काटना, विभक्त करना। 

(भू० क० इ०) | म्लै-क्त ] मुझाया हुआ, 
कुम्हलाया हुआ । 

म्लान /भू० क० कु०) [ म्लै-क्त क्तस्य नः ] 1. मूर्झाया 
हुआ, कुम्हलाया हुआ 2. क्लांत, थका हुआ, निढाळ 
3. निमलीक्रत, क्षीण, दुर्बळ, कृश 4. उदास, खिन्न 
अवसन्न 5. गन्दा, मलिन । सम० - अङ्ग {वि०) 
क्षीणकाय (-- गो) रजस्वला स्त्री,--मनस्‌ (वि०) 
उदास मन वाळा, उत्साहहीन, हताश । 

म्लानिः (स्त्री०} | म्छै +-वितन्‌ | 1. मूर्झाना, कुम्हलाना, 
ह्लास 2. क्लान्ति, शैथिल्य, थकान 3. उदासी, 
खिन्नता 4. गंदगी । 

म्लायत्‌,-म्लायिन्‌ (वि०) [ म्लै+शतू, णिनि बा] 

कुम्हलाता हुआ, पतछा और कृश्‌ होता हुआ । 

स्लास्नु (वि०) [म्लै ञ-स्नु] 1. मुर्झाया हुआ या कुम्हलाया 

हुआ या होने वाळा 2. पतला और कृश होने वाला 
निढाल और क्रान्त होने वाला । 


( ८२२ ) 


शम्लष्ट (वि०) [म्लेच्छ 1-क्त नि० साधुः] 1. अस्फुट बोला 
हुआ (मानों बर्वर लोगों ने बोला हो) 2. अस्पष्ट 
असभ्य (बर्बर), असंस्कृत 3. कुम्हलाया हुआ, मुर्झाया 
हुआ,-- ष्टम्‌ अस्फुट या असंस्कृत भाषण । 

“च्‌, स्लुञ्च्‌, २० अच्‌, खुञ्द्‌ । 

म्लेच्छ या म्लेछ्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० म्लेच्छति, 


म्लेच्छयति, म्लिष्ट, म्लेच्छित) अव्यवस्थित रूप से ! 


बोलना, अस्फूट स्वर से बोलना, 
वोलना । 
म्येच्छः [म्लेच्छ्‌-घञ्‌] 1. असभ्य, अनार्य (जी संस्कृत 
भाषा न बोळा हो, जा हिन्दू या आयं पद्धतियों का 
पालन न करता हो), विदेशी,-ग्राह्मा म्लेच्छप्रसिद्धिस्तु 
रीधादशने सति- जै० न्या०, म्लेच्छान्‌ मूर्छयते 
छतिवहनिधन 
2. जाति से बहिष्कृत, नीच मनुष्य, 
शब्द की परिभाषा देता हृ 
यस्तु विरुद्ध बहु भाषते, सर्वाचार- 
च्छ इत्यभिधीयते 3. पापी, दुष्ट पुरुष, 
र तांबा । सम०- आह्यम्‌ तांवा,--आशः गेहूँ 
"-भस्यभ्‌,-- मुखम्‌ तांदा-कन्दः लहसुन,--- जातिः 
(स्क्रीन) असभ्य, जं 
मर र, --देशः,--भण्डलम्‌ यह देश जहाँ अनार्य लोग 


या बर्बरतापूर्त्रक 


६ [बा+ड | 1. जो वलता हैं या गतिमान्‌ है, जाने 
वाला, गन्ता 2. गाडी 3. 
5. यश 6. जौ । 

“म्‌ (नपुं) जिगर (पहले पाँच वचनों में इस शब्द का 

कोई रूप नहीं होता, कर्म०, द्वि० ब०, के परचात्‌ 

'यकृत्‌ शब्द का ही यह वैकल्पिक रूप है ) 1 

! (नपुं०) [यं संयमं करोति कृ क्विप्‌ तुक च ] 

जिगर, या तद्गत प्रभावशालिता । सम०--आत्मिका 

तैलचोर (भौरे के आकार का एक छोटा सा कीड़ा )॥ 

-“उदरस्‌ जिगर की वृद्धि,--कोषः जिगर को ढकने 

वाली झिल्ली । 

सेशः [ यक्ष्यते-यक्षून- (कर्मणि) घडा ] एक देवयोनि 
विशेष जो घनसंपत्ति के देवता कुबेर के सेवक हैं तथा 
उसके कोष और उद्यानों की रक्षा करते हैं - यक्षोत्तमा 
यक्षपति धनेशं रन्ति वे प्रासगदादिहस्ताः -- हरि०, 
मेघ० १, ६६, भग० १०।२३, ११।२२ 2. एक प्रकार 
का भूत-प्रेत 3. इन्द्र का महल 4. कुबेर,-_क्षी यक्ष 
जाति की स्त्री । स्म०--अधिपः,-- अधिपतिः,--इन्तरः 


ने 
हवा, वायु 4. मिलाप 


कलयसि करवालम्‌ : 


जंगली (बर्बर) जाति, पहाडी, | 


(बर्बर) रहते हों, विदेश या असम्य 
“भाषा विदेशी भाषा, भोजनः 
वाच्‌ (वि०) 
वोलने वाला । 

म्लेच्छित (भू० क० कृ०) [म्लेच्छ्+-क्त] अस्फुट रूप से 
या बर्वरतापूर्वक बोला हुआ,--तम्‌ विदेशी भाषा 

| _ 2. व्याकरण विरुद्ध शब्द या भाषण । 

| म्लेद्‌, म्लेडू (म्लेट -ड - ति) पागल होना । 

| म्लेव्‌ (म्वा> आ० म्लेवते) पूजा करना, सेवा करना । 

म्लै {स्वा० पर० म्लायति, म्लान) र्झाना, कुम्हलाना 
नास्लायता भूर्हाणां--भामि० १३६, शिश ५।४३ 
2. थक जाना, निढाल होना, श्रान्त या क्लांत होना; 
पथि*** `` -भम्लतुर्नं मणिकुट्विमोचितौ-- रघु० ११९; 
भट्टि० १४६ 3. उदास या खिन्न होना; उत्साहहीन 
या हतोत्साह होना - - मम्लौ साथ विषादेन-- काव्य» 
१०, म्लायते मे मनो हीदम्‌-महा० 4. पतला, या 
ठृशकाय होना 5. ओझल होना, नष्ट होना - परि --., 
1. मुना, फुम्हुलाना, परिम्लानमुखश्रियम्‌-कु० 
२।२ रघु» १४।५० 2. खिन्न या निरुत्साहित होना, 

राना, कुम्हलाना 2. उदास या खिन्न होना 
निढाल होया 4. मलिन या गन्दा होना, मैला 


देश मनु० २।२३, 
गेहूं, (--नम्‌) जौ, 
बर्बर जाति की या विदेशी भाषा 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
[| 


यक्षों का राजा कुबेर,--आवासः जंजीर का वृक्ष, 
--कर्देभः एक प्रकार का लेप जिसमें कपूर, अगर, 
कस्तुरी और कंकोल समान मात्रा में -डाले जाते हैं 
(कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार चन्दन और केसर भी 
इसमें सम्मिलित किये जाते हैं (कर्पूरागुरुकस्तूरीक- 
क्कोलेयंक्षकदेभः अमर०, कुडकुमागुरुकस्त्री कर्पूरं 
चन्दनं तथा । महासुगन्धमित्युक्तं नामतो यक्ष 
कर्दमः 11) ,-- ग्रहः यक्ष या भूत प्रेतादि की बाधा से 
युक्त व्यक्ति, तह: बटवृक्ष, धूपः गूगल, लोबान, 
~ रसः एक प्रकार का मादक पेय,--राज्‌ (पुं०) 
राजः कुबेर का नाम, रात्रिः दीपमाला का उत्सव, 
“-वित्तः यक्ष जैसा अर्थात्‌ जो विपुलघनसंपत्ति का 
स्वामी हो परन्तु व्यय कुछ न करे । 

यक्षिणी [ यक्ष--इनि-|-डीपू ] 1. यक्ष जाति की स्त्री 
2. कुवेर की पत्नी का नाम 3. दुर्गा क्री सेवा में रहने 
वाली यक्षस्त्री 4. एक अप्सरा (इसका संबन्ध 
मर्त्यलोक वासियों से कहा जाता है) । < 

यक्ष्मः, यक्ष्मन्‌ (पुं०) [ यक्षू--मन्‌, मनिन्‌ वा ] 1. फेफइ 


( ८२३ ) 


का रोग, क्षयरोग 2. रोगमार्ग । सम० ग्रह क्षयरोग 
का आक्रमण,---प्रस्त ( वि० ) क्षयरोगी, घ्नी 
अंगूर । 

यक्ष्मिन्‌ (वि०) [ यक्ष्मपइति ] जो क्षयरोग से ग्रस्त 
या पीडित है मनु० ३।१५४। 

यज्‌ (भ्वा० उस० यजति-ते, इष्ट, कर्मवा० इज्यते, इच्छा० 
यियक्षति-ते) 1. यज्ञ करना, त्याग पूर्वक पूजा करना 
(प्रायः अज्ञार्थक शब्दों के करण० से संबद्ध): 
वजेत राजा कतुभि:-मनु० ७४७९, ५५३, ६1३६, ११! 
४०, भट्टि० १४९०, इसो प्रकार 'अश्वमेघेनेजे, पाकयज्ञ 
नेजे--आदि 2. आहुति देना (देवतापरक कर्म० तथा 
यज्ञीय साधन या आहुतिपरक करण० के साथ) 
--पद्युना सत्र यजते-सिद्धा० यस्तिलैः यजते पितृन्‌ 
नव्य महा०, मनु० ८1१०५, ११।११८ 3. पूजा करना, 
सुभूषित करना, सम्मान करता, आदर करना प्रेर० 
(याजयति-ने) 1. यज्ञ करवाना 2. यज्ञ में सहायता 
देना । अ, - परि, प्र यज्ञ करना, आहुति देना, 
-- सम्‌ अलंकृत करना, पूजा करना - समयष्टास्त्रम- 
ण्डलम्‌ - भट्रि> १५१९६ । 

घजतिः | गजू तिप्‌ | 1. उन यज्ञीय अनुष्ठानों का 
पारिभाषिक साम जिनके साथ 'थजति' क्रिया का 
प्रयोग होता हैं (आगे के विवरण के लिए 'जुहोति' 
सब्द देखा) । 

यजत्रः | यज्‌-!-भत्र ] 1. वह गृहस्थ जो यज्ञीय अग्नि को 
स्थिर रखता हे. अग्निहोत्री, अम्‌ अभिमन्त्रित 
अग्नि का स्थापित रखना ! 

पञ्जनम्‌ [ यज्‌ ‡-ल्युट्‌ | 1. यज्ञ करने की क्रिया 2. यज्ञ, 

देवयजळ संभवे देवि सीते--उत्तर० ४ 3. यज्ञ 

करने का स्थात । 

यजलान: | यज्‌ --्यानच्‌] 1. वह व्यक्ति जो नियमित रूप 
से यज्ञ करता है और उसका व्ययभार स्वयं वहन 
करता हुँ 2. वह व्यक्ति जो अपने लिए यज्ञ करवाने 

के छिए पुरोहित या पुरोहितों को नियुक्त करता 

हैं 3. आतिथेयी. संरक्षक, थनी व्यक्ति 4. कुल का 

त्रानं सम० श्षिष्य: स्वयं यज्ञ करने वाले 

दाध्य---श ० ४ | 

1. यज्ञकर्ता 2. यज्ञ करने की क्रिया 

ठानगव्ययनं यजि:- मनु० १०७९ । 

( +उसि] 1. यज्ञीय प्रार्थना या मन्त्र, 

; पाठ, बजुर्वेद के गद्यात्मक मन्त्रों का 

के अवसर पर पढ़े जायं--तु० मन्त्र 


| 


3. यजुर्वेद का दाम । सम० जिद्‌ (वि०) यज्ञीय 
विधि का आता, वेदः तोन (अधर्ष वेद को सम्मिलित 


करके) या चार प्रधान वेदों में द्वितीय (यह्‌ यज्ञ 
सम्बन्धी पवित्र पाठ का गद्यात्मक संग्रह हँ; इसकी 


दो मुख्य शाखाएं हैं-- तोंत्तरीय या कृष्णयजुर्वेद; तथा 
वाजसनेयि या शुक्लयजुर्वेद । 

यज्ञः [यज्‌ न- (भावे )नङ्‌] 1. याग या मखे, यस सम्बन्धी 
कृत्य--यज्ञेन यज्ञमयअन्त देवाः, तस्माद्यज्ञात्सवे हुतः 
--आदि 2. पूजा का कार्य, कोई भो पवित्र या भक्ति 
सम्बन्धी क्रिया (प्रत्येक गृहस्थ, विशेषतः ब्राह्मण को 
प्रति पाँच ऐसे भक्तिपरक कृत्य प्रतिदिन करमे पड़ते 
है, भूतयज्ञ, मनुप्ययञ्च, पितयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मायज्ञ, 
यही पाँचों समष्टिरूप से 'पङच महा यज्ञ कहलाते 
हैं, दे० 'महायज्ञ' और 'पांच' शब्द पृथक्‌-पृथक्‌) 
3. अग्नि का नाम 4. विष्णु का नास । सम० ` अंशः 
यज्ञ का एक भाग, “भुज्‌ (पुं०) देवता देव-कु० 
३।१४ अ(आ)गारः,-रम्‌ एक यज्ञीय भूमि,-अङ्भम्‌ 
1. यज्ञ का एक भाग 2. कोई भी यज्ञीय आवश्यकता, 
यज्ञ का साधन जङ्ञाङ्गयोनित्वमवेक्ष्य यस्य--कु० 
१।१७, (-गः) 1. गूलर का पेड़ 2. विष्णु का नाम, 
--अरिः शिव का विशेषण, अशनः देव, ` आत्मन्‌ 
(पुं), ईइवरः विष्णु का नाम,-~ उपकरणम्‌ यज्ञपात्र 
या यज्ञ का कोई आवश्यक उपकरण,--उपबीतम्‌ द्विजो 
द्वारा पहना जाने बाळा यज्ञोपवीत (अब आज कल 
और निम्न जातियाँ भी पहनती हैं) जो बायें कन्धे 
के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे पहना जाता हुँ 
--दे० मनु० २।६३ (मूल रूप से यज्ञोपवीत' उप- 
नयन संस्कार का ही नाम हैं जिसमें जनेऊ पहना 
जाय), कर्मन्‌ (वि०) यज्ञकायं में व्यस्त (नपुं० ) 
यज्ञीय कृत्य,--कल्प (वि०) यज्ञ की प्रकृति का, या 
यज्ञ के सभान, - कीलकः वह खूंटा जिसके साथ यज्ञीय 
बलि-पशु बाँधा जाता है, - कुण्डम्‌ हवनकुण्ड, अग्नि- 
कुण्ड, -क्कृत्‌ (वि०) यज्ञानुष्ठान करने वाला, (पुं०) 
1. विष्णु का नाम 2. यज्ञ कराने वाला पुरोहित,“क्रतुः 
1. यज्ञीय कृत्य 2. पूर्णकृत्य या मुख्य अनुष्ठान 
3. विष्णु का विशेषण,--ध्नः वह राक्षस जो यज्ञों में 
विघ्न डालता है, - दक्षिणा यज्ञीय उपहार, यज्ञानुष्ठान 
कराने वाले पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा, 
-- दीक्षा 1. किसी यज्ञीय कृत्य में प्रवेश या उपक्रम 
2. यज्ञ का अनुष्ठान मनु० ५१६९,--अव्यस्‌ यज्ञ के 
लिए प्रयुक्त होने वाली कोई वस्तु (उदा० यज्ञ पात्र 
आदि), पतिः 1. जो किसी यज्ञ की स्थापना या 
प्रतिष्ठा करता हँ दे० वजमान 2. विष्णु का नाम, 
पशुः 1. यज्ञ के लिए पशू, यज्ञीय बलि 2. घोडा, 
-- पुरुषः, फलदः विष्णु के विशेषण, भागः 1. यज्ञ 
का एक अंश, यज्ञ के उपहारों में हिस्सा 2. देव, देवता, 
--भुज्‌ (पुं०) देव, देवता, ` भूमिः (स्त्री०) यज्ञ के 
लिए स्थान, यज्ञीय भूमि, भूत्‌ (पुं०) विष्णु का 
विशेषण,-- भोक्तु (पूं०) विष्णु या कृष्ण का विशेषण, 


( ८२४ ) 


रसः,--रेतस्‌ (नपुं०) सोम, -- वराह: शूकरावतार 

में विष्णु,- -बल्लि:, -- हली (स्त्री?) सोम की बेल 

या पौधा, - बाटः यज्ञ के लिए तेयार की गई या घेरी 
गई भूमि,--वाहनः विष्णु का विशेषण, वृक्षः वट 
वृक्ष, - वेदिः,-दी (स्त्री०) यज्ञ की वेदी,-- शरणम्‌ 
यज्ञकक्ष या अस्थायी छप्पर जिसके नीचे बैठकर यज्ञ 
किया जाय, -ज्ञाला यज्ञ का कमरा,-- शेषः, - षम्‌ 
यज्ञ का अवशिष्ट--यज्ञशेपं तथामृतम्‌ - मनु० ३।२८५, 
"णश्रेष्का सोम का पौघा,--सदस्‌ (नपुं०) अज्ञ में 
उपस्थित जनमण्डली, - संभारः यज्ञ के लिए आवश्यक 
सामग्री, - सारः विष्णु का विशेषण,-- सिद्धि: (स्त्री०) 
यज्ञ की पूति, सूत्रम्‌ दे० यज्ञोपवीत, - सेनः राजा 
द्रुपद का विशेषण,-स्थाणुः यज्ञ का खम्भा,-हन्‌ (पुं) 
ऊ हेनः शिव का विशेषण | 

ज्ञिकः [यज्ञ ञ-ठन्‌] ढाक का पेड़ । 

ज्ञिय (वि०) [ यज्ञाय हितः-घ ] 1. यज्ञसम्वन्धी, यज्ञो- 
पयुक्त, या यज्ञपरक 2. पुनीत, पवित्र, दिव्य 3. अचं- 
नीय, पूजनीय 4. भक्त, पुण्यशील, _ थः 1. देव, देवता 
2. तीसरा युग, द्वापर । सम० - देशः यज्ञों का देश 
_ कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, स ज्ञेयो 


यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः - मनु० ९।२३, 
“जाला यज्ञमण्डप । 
“जोय (वि०) [यज्ञ--छ] यज्ञ संबंधी, यः गूलर का 


पेड़ | सम०-ब्रह्मपादपः विकंकत नामक पेड़ । 

न्‌ (वि०) (स्त्री०-यज्वरी) [यजू--क्वनिप्‌] यज्ञ 
करन वाला, पूजा करने वाला, अचेना करने वाला 
आदि, (पुं ) 1. जो वेदविहितविधि के अनुसार यज्ञा- 
नुष्ठान करता है, यज्ञो का अनुष्ठाता--नीपान्वय: 
पाथिव एष यज्वा. रघु० ६।४६, १।४४, ३।३९, 
१८।११, कु० २।४६ 2. विष्णु का नाम । 

"+ (म्वा० आ० यतते, यतित ) 1. यत्न करना, कोशिश 
करना, प्रयास करना, उद्योग करना (बहुका संप्र० 
या तुमुन्नन्त के साथ) सर्वः कल्ये वयसि यतते लब्बु- 
मर्थान्‌ कुटुम्बी - विक्रम० ३।१ 2. प्रयास करना, 
उत्सुक या आतुर होना, उत्कण्ठित होना-या न 
ययौ प्रियमन्यववूम्यः सारतरागमना यतमानम्‌ -शि० 
४1४५, रघु० ९७ 3. हाथ पेर मारना. निरन्तर 
उद्योग करना, श्रम करना 4. सावधानी बरतना, 
खबरदार रहना--भग० २।६०--प्रेर० (यातयति-ते) 
1. लोटाना वापिस करना, बदला देना, हरजाना 
देना, फेर देना 2. घृणा करना, निन्दा करना 3. प्रोत्साहन 
देना, प्राण फूंकना, सजीव बनाना 4. सताना, 
दुःखी करना, परेशान करना 5. तैयार करना, 
विस्तार से कार्य करना, आ_-, 1. प्रयास करना 
कोशिश करना 2. भरोसे पर रहना, निर्भर रहना, 


(अधि० के सःथ)--वय त्वय्यायतामहे ---महावी ० 
११४९, निस्‌, प्रेर० 1. लौटाना, फेर देना--निर्या- 
तय हस्तन्यासम्‌--विक्रम० ५; मनु० ११1१६४ 
2. बदला देना, वापिस करना, प्रतिहिसा करना 
1 रामलक्ष्मणयोर्वेर स्वयं निर्यातयामि वँ --रामा०, 
प्र--, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, 
प्रति-, चेष्टा करना (प्रेर०) फेर देना, वापिस 
करना _ दे० निस्‌ पूर्वक यत्‌, सम्‌ --, संघर्ष करना, 
तकं वितर्क करना--देवासुरा वा एषु लोकेषु 
संयेतिरे । 
(भू? क० कु०) [यम्‌-क्त] 1. प्रतिबद्ध, दमन 
किया हुआ, नियंत्रित, पराभूत 2. सीमित, संयत, 
मर्यादित, तम्‌ महावत द्वारा हाथी को एड लगाना । 
सम० - आत्मन्‌ (वि०) स्वयं अपने को अनुशासित 
करने वाला, स्वसंयत, जितेन्द्रिय, (तस्मे) यतात्मने 
रोचयित्‌ं यतस्व--कु० ३1१६, १॥४५,--आहार 
(वि०) मिताहारी, संयमी,--इन्द्रिय (वि०) जिते- 
न्ट्रिय, पवित्र, घर्मात्मा,- चित्त,--मनस्‌,-- मानस 
(वि०) मन को वश में रखने वाला, वाच्‌ (वि०) 
मितभाषी, मौनी, मौनावलंबी--दे० 'वाग्यत',--ब्रत 
(वि०) 1 प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, अपने 
ब्रत को पुरा करने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ । 
यतनम्‌ [यत्‌ +-ल्युट्‌] चेष्टा, प्रयत्न ! 
यतम (वि०) (नपुं०-मत्‌) [यदू्स-डतमच्‌] जोया 
जौन सा (बहुतों में से) । 
यतर (वि०) (नपुं०- रत्‌) [यद्‌ य-डतरच्‌] जो (दो 
में से) । 
यतस्‌ (व ) [गिद्‌+तसिल] (बहुघा संबंधबोधक 
सवेनाम 'यद्‌' के अपा० के रूप में प्रयुक्त) 1. जहां 
से (व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हुए) जिस 
जगह से, जस स्थान से या जिस दिशा से -यतस्त्वया 
ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ -रघु० पाड (यतः+=यस्मात्‌ जिस 


से) यत्च भयमाशङ्केत््राची तां कल्पये दिशम्‌ 
मनु» ७।१८९ 2. जिस कारण, जिस लिए 


3. क्योंकि, चूंकि, के कारण से, इस लिए कि -.उवाच. 
चेनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ 
3० ५७५, रघु० ८७६, प्रायः सहवर्ती 'ततः’ 
के साथ; रघु० १६।७४ 4. जिस समय से लेकर, 
“जब से कि 5. ताकि, जिससे कि (यतस्ततः 1. जिस 
किसी जगह से, किसी भी दिशा से 2. चाहे किसी 
व्यक्ति से 3. चाहे जहां, चारों ओर, किसी भी दिशा 
में, मनु ० ४१५, यतो यतः 1. चाहे जिस जगह से 
2. चाहे जिस से, किसी भी व्यक्ति से 3. चाहे जहां, 
चाहे जिस दिशा में .. यतोयतः षट्चरणोऽभिवर्तते 
चार? १।२४, भग? ६२६; यतः प्रभृति जिस समय 


( ८२५ ) 


से लेकर) । सम०--भव (वि०) जिससे उत्पन्न, 
- मूल (वि०) जिसमें जन्म लेने वाला, या जिससे 
उदित । 

यति (सर्ब० वि०) [यद्‌ परिमाणे अति] (रूप केवल 
बहुवचने में, - करतं और कर्म० यति) जितने, 
जितनी बार, जितने कि । 

यतिः (स्त्री०) [यम्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रतिबंध, रोक, नियंत्रण 
2. रोकना, ठहरना, आराम 3. दिग्दर्शन 4. संगीत 
में विराम 5. (छन्द में) विश्वाम--यतिजिद्लेष्ट- 
विश्रामस्थानं कविभिरुच्यते सा विच्छेदविरामाद्ये: 
पर्वाच्या निजेच्छया--छं० १, जम्नैर्याना त्रयेण 
त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ 6. विधवा, 
"7 तिः संन्यासी, जिसने संसार को त्याग दिया हैं 
और अपनी इऱ्द्रियों को वश में कर लिया हे -यथा 
दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः -- भामि० 
१।११९। 

यतित (वि०) [यत्‌ +क्त] चेष्टा की गई, प्रयत्न किया 
गया, कोशिश की गई, प्रयास किया गया । 

यतिन्‌ (१०) [यत +-इनि] संन्यासी । 

यतिनी [यतिन्‌ --ङीप्‌] विधवा । 

यत्न [त्‌ (भावे) नङ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास, 
कोशिश, उद्योग--यत्ले कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र 
दोषः -हि० प्रर ३१ 2. मेहनत, गंभीर मनोयोग, 
अध्यवसाय 3. देखरेख, उत्साह, सावधानता, 
जागछकता-महान्हि यत्नस्तव देवदारौ -रघु० २।५६, 
प्रतिपात्रमाधीयतां यत्त:--श० १ 4. पीड़ा, कष्ट, 
अस, कठिनाई सेषाङ्गनिर्माणविधौ विधातुर्लावण्य 
उत्पाद्य इवास यत्नः -कु० १1३५, ७।६६, रघु» 
७।१४। 

यन्न (अव्य०) [यद्‌ --त्रल्‌] 1. जहाँ, जिस स्थान में, 
जिघ्र संव सा (द्यौः) चलति यत्र हि चित्तम्‌ -नै० 
५।५७, कु० १।७, १०2. जब, जैसा कि यत्र काले' 
में 3. चूँकि क्योंकि, जब से, जहाँ (यत्रयत्र जहाँ 
कहीं --यत्र थत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः तर्क यत्र यत्र 
चाहे जिस स्थान में, सर्वत्र, यत्रकुत्र यत्रक्वचन 
- क्वापि 1. जहाँ कहीं, चाहे जिस जगह 2. जब कभी 

यत्रत्य (वि०) [ यत्र+-त्यप्‌ ] जिस स्थान का, जिस स्थान 
पर रहता हुआ । 

पथा (अव्य०) {यद्‌ प्रकारे थाल्‌ ] 1. स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त 
होने पर इसके निम्नांकित अर्थ है -- (क) कथितरीति 
के अनुसार--यथाज्ञापयति महाराजः --जसा कि महा- 
राज आज्ञा करते हे” (ख) नामतः, जैसा कि आगे 
आता है --तद्यथानृश्रूयते पं० १, उत्तर» २४ (ग) 
जैसा कि, की भांति (तुलनाद्योतक तथा समानता के 
चिल्ल का सूचक) आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः 


१०४ 


“उत्तर० ४१८, कु० ४३४, प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीन- 
पतिका यथा (न मुंचति) - काब्य» १० (घ) जैसा कि 
उदाहरणस्वरूप,-दृष्टान्ततः यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहि- 
यंथा महानसे - तर्क०, पंच० ११२८८, (ङ) प्रत्यक्ष 
उक्ति को आरंभ करने के समय प्रयुक्त, अन्त में चाहे 
इति' हो या न हो अकथितोऽपि ज्ञायत एव यथायमा- 
भोगस्तपोवनस्येति-श० १, विदितं खलु ते यथा स्मरः 
क्षणमप्युत्सहते न मां विना- कु० ४।३६, (स्त्री०) 

जिससे कि, इसलिए कि--दर्शय तं चौरसिहं यथा 
व्यापादयामि - पंच १ 2. तथा के सहवतित्व मे प्रयुक्त 
होकर 'यथा' के निम्नलिखित अर्थ हैं: - (क) जैसा, 
वेसा (इस अवस्था में तथा के स्थान में 'एव' और 
'तङ्त्‌' भी बहुधा प्रयुक्त होते हैं) यथा वृक्षस्तथा फ़लम्‌ 
जसा यथाबीजं तथाङ्कुरः-भग० ११।२९ (इस अवस्था 
में संबंध की समानता को अधिक आइचयंजनक और 
प्रभावशाली बनाने के लिए 'एवं' शब्द यथा के साथ, 
अथवा दोनों के साथ जोड़ दिया जाता हे) --वघूचतु- 
ष्केपि यर्थव शान्ता प्रिया तनूजास्य तथेव सीता-उत्तर ० 
४१६, नतथा बाधते स्कन्धो (या शीतम्‌) यथा 
बाघति बाधते, (इतना-जितना, जैसा कि)-कु० ६।७०, 
उत्तर० २।४, विक्रम» ४।३३, इस अर्थ में 'तथा' का 
बहुधा लोप कर दिया जाता है, तब उस अवस्था में 
'यथा' का अर्थ उपर्युक्त (ग) में दिया हुआ है, (ख) 

ताकि जिससे कि (यहाँ 'यथा' 'जिससे' और तथा 'कि' 
को सूचित करता हैँ)--यथा बन्धुजनशोच्या न भवति 
तथा निर्वाहय - श० ३, तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यते 
जनै: का०-१०१, तस्मान्मुच्ये यथा तात संविघातुं तथा- 
हुँसि रघु० १।७२, ३६, ३।६६ १५६८, (ग) 

क्योंकि - इसलिए, क्योंकि, अत:- यथा इतोमुखागते- 
रपि कलकलः श्रुतस्तथा तकेयामि - आदि- मा० ८, 
कभी-कभी तथा को लुप्त कर दिया जाता है-मन्दं मन्दं 
नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वाम्‌ सेविष्यम्तेदयनसुभगं 
खे भवन्तं बलाका:--मेघ० ९ (घ) यदि --तो, इतने 
विश्वास से कि, बड़े निश्चय से (उक्ति और अनुरोध 
का दृढ़ रूप) --वाङ्मन:कर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा 
न मे तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्धातुमर्हसि--रघु ० 
१५1८१, यथा यथा-तथा तथा-जितना अधिक***उतता 
ही'*"जितना कम'"'उतना ही--यथायथा यौवनमति- 
चक्राम तथा तथावर्धतास्थ संताप:-का० ५९, मनु० 

८1२८६, १२।७३, यथा-तथा किसी रीति से, किसी भी 
ढंग से, यथाकथंचित्‌ किसी न किसी प्रकार । (विशे० 

अव्ययीभाव समास के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होकर 
यथा का प्रायः अनुवाद किया जाता हूँ : के अनुसार, 
के अनुरूप, तदनुसार, तदनुरूप, के अनुपात से, अधिक 
न होकर; दे० समस्त शब्द नीचे,---अंज्ञम्‌,-- अंशतः 


( ८२६ ) 


(अव्श०) ठीक-ठीक अनुपाततुरूप में,-- अधिकारम्‌ 
(अव्य०) अधिकार या प्रमाण के अनुसार, - अधीत 
(वि०) जैसा पढ़ा हुआ या अध्ययन किया हुआ है, 
मूलपाठ के समनुरूप,-अनुपुर्वभू-अनुपुव्यंम्‌, . अजुपुर्ब्या 
अव्य०) नियमित क्रम या परम्परा में, क्रमशः, यथा: 
क्रम,--अनुभूतम्‌ (अव्य०) 1. अनुभव के अनुसार 
2. पूर्वानुभव के अनुरूप,--अनुरूपम्‌ (अव्य० 
यथार्थ समनुरूपता में, उचित रूप से, अभिप्रेत 
अभिमत, - अभिलषित, -- अभीष्ट (वि०) जैसा 
कि चाहा था, जसा कि इरादाथा या इच्छा की 
थी, इच्छा के अनुकूल, अर्थ (वि०) 1. सचाई के 
अनुरूप, सत्य, वास्तविक, सही--सौम्येति चाभाष्य 
यथार्थभाषी -रघु० १४४४, इसी प्रकार 'यथार्था 
नुभवः' (सही या शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान) और 'यथार्थ- 
वक्ता' 2. सत्य अर्थ के समनुरूप, अथं के अनुसार सही 
ठीक, उपयुक्त, सार्थक - करिष्यन्निव नामास्य (अर्थात्‌ 
शत्रुघ्न) यथार्थम रिनिग्रहात्‌ -रघु० १५।६, युधि सद्य 
शिशुपाल तां यथार्था -शि० १६८५, कि० ८३९, 
कु० १।१६ 3. योग्य, उपयुक्त (थंभ--अथंत:) 
सत्यतापूर्वक, सही, उचित प्रकार से, “अक्षर (वि०) 
सार्थक, अक्षरशः सत्य वि० १।१, “नामन्‌ (वि०) 
जिसका नाम अर्थ की दृष्टि से सही है या पूर्णत 
सा्थंक है (जिसके कार्य नाम के अनुरूप है) --ध्रुव- 
सिद्धेरपि यथार्थनाम्नः सिद्धि न मन्यते-मालवि० 
४, परन्तपो नाम यथार्थनामा --रघु० ६।२१, 
गुप्तचर ('यथाइँवर्ण के स्थान पर) (विंश) 
1. गुणों के अनुसार अधिकारी 2. समुचित, उपयुक्त 
न्यायोचित, “वर्णः गुप्तचर, दूत; - अहम्‌, अहतः 
(अव्य०) गुण या योग्यता के pi न“रघु० १६। 
४०,--अहणम्‌ (अव्य०) 1. औचित्य के अनुरूप 
2. गुण या योग्यता के अनुरूप,--अवकाशम्‌ (अव्य०) 
1. कक्ष या स्थान के अनुसार 2. जैसा कि अवसर 
हो, अवसरानुकूल, अवकाशानुकूल, औचित्यानकल 
3. ठीक स्थान पर प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय 
--रघु० ६१४, अवस्थम्‌ (अव्य०) दशा या परि- 
स्थिति के अनुकूल, - आख्यात (वि०) जैसा कि पहले 
उल्लेख किया गया है, पूर्वोहिलिखित,--आख्यातम्‌ 
(अव्य०) जसा कि पहले बतलाया गया है, - आगत 
(वि०) मूर्ख, जड, (अव्य० - तम्‌) जैसा कि कोई 
आया, उसी रीति से जैसे कि कोई आया -यथागतं 
मातलिसारथिर्ययौ - रघु० ३।६७,-आचारम्‌ (अव्य०) 


प्रथा के अनुसार, जैसा कि प्रचलन हे, आम्नातम्‌, 
आम्नायम्‌ (अव्य०) जेसा कि वेदों में विहित ह 
आरम्भम्‌ (अव्य०) आरंभ के अनुसार, नियमित 
कम या अनुक्रम मे,--आवासम्‌ (अव्य ०) अपने रहने 


के अनुसार, प्रत्येक अपने अपने निवास के अनुसार, 
-आशयम्‌ (अव्य०) 1. इच्छा या आशय के अनुसार 
2. करार के अनुसार, - आश्रमम्‌ (अव्य०) आश्रम 
या किसी व्यक्ति के धामिक जीवन के विशिष्ट के 
अनुसार, इच्छा, इष्ट, ईप्सित (वि०) इच्छा 
या कामना के अनुसार, अपनी रुचि के अनुकूल 
यथेष्ट, जैसा कि चाहा गया हो या कामना की गई 
हो, (अव्य० च्छम्‌, ` ,ष्टम्‌,- तम्‌) 1. इच्छा या 
कामना के अनुसार, इच्छा या मन के अनुकूल - रघु» 
४।५१ 2. जितनी आवश्यकता हो, मन भर कर 
यथेष्टं बुभुज्जे मांसम्‌ चौर० ईक्षितम्‌ 
(अव्य०) जैसा कि स्वयं देखा हो, जेसा कि वस्तुत 
प्रत्यक्ष किया हो, उक्त, उदित (वि०) जैसा कि 
ऊपर कहा गया हैं, पूर्वोक्त, उपर्यूल्लिखित - यथोक्सा 
संवृत्ताः पंच० १, यथोक्तव्यापारा श० १, रघु० 
२।७०, उचित (वि०) उपयुक्त, उचित, वाजिब, 
योग्य (अव्य०--तम्‌) ठीक-ठीक, उपयुक्त रूप से, 
उचित रूप से,-- उत्तरम्‌ (अव्य०) नियमित क्रम या 
परंपरा में, क्रमशः,- संबन्धोऽत्र यथोत्तरम्‌ - सार द० 
७२९, उत्साहम्‌ (अव्य०) 1. अपनी शक्ति या 
ताकत के अनुसार 2. अपनी पुरी शक्ति से, उद्दिष्ट 
(वि०) जेसा कि वर्णन किया गया हे या संकैतित 
है, (---ष्टम्‌) या उद्देशम्‌ (अव्य०) संकेतित रीति 
से, -- उपजोषम्‌ (अव्य०) मन या इच्छा के अनुसार 
--जपदेशम्‌ (अव्य०) जैसा कि परामर्शं या अनुदेश 
दिया गया है, उपयोगम्‌ (अव्य०) आवश्यकता या 
कार्यं की दृष्टि से, परिस्थिति के अतुसार,- काम 
(वि०) इच्छा के अनुरूप (अव्य० सम्‌) रुचि के 
अनुकूल, इच्छा कै अनुरूप, मन भर कर -- यथाकामा- 
नितार्थानाम्‌- रघु० १६, ४५१, - - कामिन्‌ 
(वि०) स्वतंत्र, प्रतिबंधरहित,---कालः ठीक या 
सही समय, उचित समय-रघु० १1६, (अव्य ०-लम्‌) 
ठीक समय पर, समयानुकूल, मौसम के अनसा 
-सोपसर्पेजँजागार यथाकाल स्दपन्नपि---रघु० १७।५१ 
(वि०) जैसा कि मान लिया गया हूँ, किसी 
नियम या प्रथा के अनुसार किया गया, प्रथानुकूल 
मनु ० ८!१८३,--क्रमम्‌,-- कमेण (अव्य०) ठीक 
क्रम या परंपरा से, नियमित रूप से, सही छम में, 
उचित रीति से--रघु० ३।१०, ९२६, क्षमम्‌ 
(अव्य०) अपनी शक्ति के अनुसार, जितना संभव 
हो, - जात(वि०)मूर्ख, अज्ञानी जड, ज्ञानम्‌ (अव्य० ) 
व्यक्ति की अधिक से अधिक जानकारी या बुद्धि के 
अनुसार, ज्येष्ठम्‌ (अव्य०) पद के अनुसार, वरि- 
ष्ठता के अनुसार, तथ (वि०) 1. सत्य, सही 
2, परिशुद्ध, खरा, (-थम्‌) किसी वस्तु के विवरण या 


( ८२७ ) 


विशेषताओं का आख्यान, विवरण मूलक या सूक्ष्म 
कथन, (अव्य ० --थम्‌) 1. यथार्थतः, सूक्ष्मतया 2. सही 
तौर पर, उचित रूप से, जैसा कि वस्तुतः बात हो, 
7 दिक्‌,--दिशम्‌ (अव्य०) सब दिशाओं मे.---निदिष्ट 
(बि०) जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, जैसा 
कि ऊपर विशेषता बता दी गई है--यथानिदिष्ट- 
व्यापारा सखी--आदि,--न्यायम्‌ (अव्य०) न्यायतः, 
सही रूप से, उचित रीति से--मनु० १।१, -पुरम्‌ 
(अव्य०) जैसा कि पहले था, जेसा कि पूर्व अवसरों 


पर था,--पुर्ब (वि०),--पूर्वक (वि०) जैसा कि | 


पहले था, पू्व्ती--रघु० १२।४८, (-वंम्‌) -पुर्बकम्‌ 
(अब्प०) 5, जैसा कि पहले था--मनु० ११।१८७ 
2. कम या परंपरा में, क्रमश:--एते मान्या यथापुर्दम्‌ 
याजक १।३५,--अदेक्षम्‌ (अव्य०) 1. उचित या 
उपयुक्त स्थान में--यथाप्रदेशं वितिवेशितेन-- कु ० 
११४९, आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कठे गुणम्‌--रघु० 


६८३, ७३४ 2. विधि या निदेश के अनुसार, 
“-अधानम्‌,-- प्रघानतः (अव्य०) पद या स्थिति के 
अनुकूल, पूर्ववतिता के अनुसार--आलोकमात्रेण सुरा- 
नशेषान्‌ संभावयामास यथाप्रधातम्‌--कु० ७।४६, 
--आणम्‌ (अव्यऽ ) सामर्थ्यं के अनुसार, अपनी पूरी 
शक्ति से,--प्राप्त (वि०) परिस्थितियों के अनुरूप, 
--प्राथितम्‌ (अव्य०) प्रार्थना के अनुकूल,---बलम्‌ 
(अव्य०) अपनी अधिकतम शक्ति के साथ, अपनी 
सवित से,--भागम्‌,--भागशः (अव्य० ) 1. प्रत्येक 
के भाग के अनुसार, ठीक अनुपात से 2. प्रत्येक अपने 
क्रमिक स्थान पर-यथाभागमवस्थिताः-- भग० १११ 
3. ठीक स्थान पर -- यथाभागमवस्थितेपि--. रघु० 
६।१९,--भूतम्‌ (अव्य०) जो कुछ हो चुका उसके 
अनुसार, सचाई के अनुसार, सत्यतः, यथार्थतः,-मुखीन 
(वि) ठीक सामने देखने वाला (संब० के साथ) 
ता (मृगः) यथामुखीनः सीतायाः पुप्लुवे बहु लोभयन्‌ 
चा भट्टि० ५।४८, यथम्‌ (अव्य०) 1. यथा -- योग्य, 
जैसा कि योग्य हैं, यथोचित --कि० ८।२ 2. नियमित 
क्रम में, पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक करके --बीजवन्तो 
मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌-- सा० द० ३३७ 
¬ युक्तम्‌, --योगम्‌ (अव्य०) परिस्थितियों के अनु- 
कूल, यथायोग्य, उपयुक्त रूप से,-- योग्य (वि० ) 
उपयुक्त, योग्य, उचित, सही,--रुचम्‌,--रुचि (अव्य ० ) 
अपनी पसन्द या रुचि के अनुकूल,--रूपम्‌ (अव्य० ) 
1. रूप या दर्शन के अनुसार 2. ठीक-ठीक, यथोचित, 
यथायोग्य,---बस्तु (अव्य०) जैसे कि तथ्य है, 
यथार्थत:, विशुद्ध रूप से, सचमुच,-- विधि (अव्य०) 
नियम या विधि के अनुसार, ठीक-ठीक, यथोचित 
~ यथाविषिहुताग्नीनाम्‌--रघु० १।६, संचस्कारोभय- 


० 


रीत्या मेथिलेयौ यथाविधि--१५।३१, ३।७०,-विभ- 
बस्‌ (अव्य०) अपनी आय के अनुपात से, अपने 
साधनों के अनुरूप,- वृत्त (वि०) जैसा कि हो 
चुका है, किया गया है, (--त्तम्‌) वास्तविक तथ्य, 
किसी घटना की परिस्थितियाँ या विवरण,--शक्ति, 
ताशक्त्या (अव्य०) अपनी अधिकतम शक्ति के 
अनुसार, जहाँ तक संभव हो,--श्ञास्त्रम (अव्य०) 

(३ शास्त्रों अल रर र नों में 
घमः के अनुसार जैसा कि घर्मंशास्त्रों में 
विहित है -मनु० ६।८८,- श्रुतम्‌ ( अव्य० ) 
1. जैसा कि सुना है, या बताया गया ह 
2. (यथाश्रुति) वेदिक विधि के अनुसार, -- संख्यम्‌ 
अळंकार शास्त्र में एक अळंकार यथासंख्यं ऋमेणैन 
ऋमिकाणां समन्वयः--काव्य० १० - उदा० शत्रु मित्रं 
विपत्ति च जय रञ्जय भञ्जय - चन्द्रा ५।१०७, 
(-ल्यम्‌), संख्येन (अव्य० ) संख्या के अनुसार, 
क्रमशः, संख्या के संख्या -- याज्ञ० १।२ १,--समयम्‌ 
(अव्य०) 1. उचित समय पर, करार के अनुसार, 
सवंसम्मत प्रचलन के अनुसार, -- संभव (वि०) शक्य, 
जो हो सके, - सुखम्‌ (अव्य०) 1. मन या इच्छा के 
अनुसार 2. आराम से, मुखपूर्वक, इच्छानुकूल, जिससे 
सुख हो, --अ ड्रे निधाय करभोरु यथासुखं ते संवाहयामि 
चरणावुत पद्मताम्रो--श० ३।२२, रघु० ८।४८, 
४।४३, ` स्थानं सही और उचित स्थान, (अव्य० 
-“नम्‌) उचित स्थान पर, ठीक-ठीक, -. स्थित (वि०) 
1. वास्तविक तथ्य या परिस्थितियों के अनुकूल, जैसी 
कि स्थिति हो --भट्टि० ८८ 2. सचमुच, उचिते रूप 
से,--स्वम्‌ (अव्य०) 1. अपने अपने क्रम से, क्रमशः 
~ अध्यासते चीरभृतो यथास्वम्‌ - रघु० १३।२२, 
कि० १४।४३ 2. वैयक्तिक रूप से- रधु० १७६५, 
3. ठीक ठीक, यथोचित, सही रूप से । 


यथावत्‌ (अव्य०) [यथा+-बति] 1. ठीक ठीक, ज्यों का 


त्यों, यथोचित, सही रूप से; प्रायः विशेषण के बल 
के साथ अध्यापिपद्‌ गाचिसुतो यथावत्‌--भट्टि० 
२।२१, लिपेयंथावद्ग्रहणेन---रघु० ३।२८ 2. विधि 
या नियम के अनुसार, जैसा कि नियमों द्वारा विहित 
है,-ततो यथावद्‌ विहिताध्व राय--- रघुः ५१९, मनु ० 
६1१, ८।२१४। 

(सर्व० वि०) [यज्‌ --अदि, डित्‌] (कर्तु०, ए० ब०, 
पुष यः, स्त्री) या, नपुं० यत्‌-- दू) संबंधबोधक 
सर्वनाम जो जौन सा, जो कुछ (क) इसका उपयुक्त 
सहसंबंधी “तद्‌' हे,--यस्य बुद्धिबलं तस्य, परन्तु कभी- 
कभी 'तद्‌' के स्थान पर इदम्‌, अदस्‌ या एतद्‌ को भी 
प्रयुक्त किया जाता है, कभी कभी 'यदू' शब्द अकेला 
ही प्रयुक्त होता है, तथा उसके सहसंकंघी सर्वनाम का 
भान प्रकरण से ही कर लिया जाता है, दोनों संबंध- 


( ८२८ ) 


बोधक सर्वनाम बहुधा एक ही वाक्य में प्रयक्त किये 
जाते हैं --यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ (ख) 
जब इस शब्द की आवृत्ति कर दी जाती है तो इसका 
अर्थ होता हे 'समष्टि' तथा इस शब्द का अनुवाद 
होता हे 'जो कोई 'जो कुछ'; इस अवस्था में सह- 
संबंधी सवंनाम 'तद्‌' की भी आवृत्ति की जाती हें-यो 
यः शस्त्रं बिभति स्वभुजगुरुबलः पाण्डवीनां चमूनाम्‌ 
कोघान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ 
-__वेणी० ३३३० (ग) जब 'यद्‌' को किसी प्रइन- 
वाचक सर्वनाम या उससे व्युत्पन्न किसी और शब्द के 
साथ जोड़ दिया जाता है, साथ में निपात 'चिद्‌ चन, 
बाया अपि' रुगेहोंयान लगे हों, तो इसका अर्थ 
होता हे कुछ भी' चाहे जो कोई' 'कोई'; येन केन 
प्रकारेण जिस किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार 
से; यत्र कुत्रापि, यो वा को वा, यः कश्चन आदि 
यत्किचिदेतद्‌ 'यह तो केवल तुच्छ बात ह । यानि 
कानि च मित्राणि--आदि, (अव्य०) अव्यय के रूप 


में 'यद्‌' नाना प्रकार से प्रयुक्त होता है 1. किसी 
प्रत्यक्ष या आश्रित वाक्य को आरम्भ करने में अन्त 
में चाहे 'इति' हो या न हो सत्योऽयं जनप्रवादो 
यत्संपत्संपदमनबध्नातीति-- का ० ७३,-तस्य कदा- 
चिश्चिन्ता समृत्पन्ना यदर्थोत्पत्त्युपायाश्चिन्तनीया 
कर्तव्याश्व--पंच ० १ 2. क्योंकि, चंकि-- प्रियमाचरितं 
लते त्वया में यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परि- 
वृत्ताघंमुखी मयाद दुष्टा-विक्रम० १।१७, या--कि 
शेषष्य अरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येव यत्‌ 


~ मद्रा० २।१८, रघु० १।२७, ८७, इस अथ म 
'यद के पश्चात्‌ इसका सहसम्बन्धी तद्‌ या तत 
आता हैँ; दे० नै २२।४६। सम०--अपि 


(अव्य०) यद्यपि, अगर्चे - वक्रः पन्था यदपि भवतः 
--मेघ० २७,--अ्थेम्‌,-अर्थे (अव्य०) 1. जिस 
लिए, जिस कारण, जिस वास्ते, जिस हेतु, श्रूयतां 
यदर्थमस्सि हरिणा भवत्सकाशं प्रेषित:--श० ६, कु० 
५।५२ 2. चूँकि, क्योंकि--नूनं देवं न शक्यं हि 
पुरुषेणातिवतितुम्‌, यदर्थं यत्नवानेव न लभे विप्रतां 
विभो - महा०, --कारणम्‌,-- कारणात्‌ (अव्य०) 
1. जिस लिए, जिस कारण 2. चूंकि, क्योंकि,-कृते 
(अव्य०) जिस लिए, जिस वास्ते, जिस पुरुष या 
वस्तु के लिए,--भविष्यः भाग्यवादी (जो कहता है 

"जो होना हे वह होगा) --पंच० १।३१८,-वा 
(अव्य०) अथवा, या,-नैतद्विद्मः कतरश्नो गरीयो 
यद्ठा अयेम यदि वा नो जयेय्‌ः- भग० २।६ (भाष्य- 
कार बहुधा इस शब्द को विकल्पार्थं बतलाते समय 
प्रयुक्त करते हैं), वृत्तम्‌ साहसिकता,-- सत्यम्‌ 
(अव्य०) निश्चय ही, सचाई तो यह है कि, सत्यतः 


दि 


अमङ्गलाशंसया वो वचनस्य यत्सत्यम्‌ कंपित- 
मिव 


हृदयम्‌ -वेणी० १, मुद्रा० १, मृच्छ० ४ । 


यदा (अव्य०) [ यद्काले दाच | 1. जब, उस समय जब 


कि, यदायदा जब कभी, यदेबतदेव उसी समय, ज्योंही 
यदाप्रभृतिः `` ` ` ` तदाप्रभृति जब से लेकर तब से 
लेकर 2. यदि-- पत्रं नेव यदा करीरविटपे दोषो 
वसन्तस्य किमू-भतु ० २।९३ 3. जब कि, चूंकि, यतः । 


यदि (अव्य०) [ यद्‌+-णिच्‌+ इन्‌, णिलोपः | 1. अगर, 


यदुः 


यद्च्छा 


यदृच्छातस्‌ (अव्य०) [| यदृच्छा -तसिर्‌ | 


जो (दशासूचक, और इस अर्थ में प्रायः विषिलिङ 
के साथ प्रयोग, परन्तु कभी-कभी भविष्यत्काल अथवा 
वर्तमानकाल के साथ भी; प्रायः इसके पश्चात्‌ 'तहि 
और कभी कभी 'ततः' तदा, तत्‌ या अत्र का प्रयोग 
किया जाता है)-- प्राणैस्तपोमिरथवाभिमतं मदीयः कृत्यं 
घटेत सुहूदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ -मा० १।९, वदसि 
यदि किचिदपि दन्तरुखिकौम्‌दी हरति दरतिमिरनति- 
घोरम्‌ --गीत० १०, यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र 
(==कस्तहि) दोष:--हि० प्र० ३५ 2. चाहे, अगर 
--वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय 
कल्पते--कु० ५४४ 3. बशर्ते कि, जब कि 4. यदि 
कदाचित्‌, शायद--यदि तावदेवं क्रियतां 'शायद आप 
ऐसा कर सकें'-- पूर्व स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्त- 
वेति--मेध० १०३, याज्ञ? ३।१०४, (यद्यपि) 
हालांकि, अगर्चे--शि० १६।८२, भग० १।३८ 
श० १।३१, यदि वा या,-यद्वा जयेम यदि वा नी 
जयेयः--भग० २।६, भर्त० २।८३, या शायद, कदा- 
चित्‌, भले ही, प्रायः, निजवाचक सर्वनाम से भी 
आवश्यकतानुसार आशय अभिव्यक्त कर दिया जाता 
हैं -उत्तर० १।१२, ४५ । 

[ यज्‌+-उ पृषो० जस्य दः ] एक प्राचीन राजा का 
नाम, ययाति और देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र, यादवों 
का वंश प्रवर्तक । सम ०--कुलोऱ्ूवः,-नन्दनः,-श्रेष्ठ 
कृष्ण का विशेषण । 

[ यद्‌--क्रच्छ--अड--टाप्‌ | 1. मनपसन्द 
करना, स्वेच्छा, (कार्य करने की) स्वतंत्रता 2. संयोग, 
घटना, इस अर्थ में प्रायः करण० एक व० में प्रयोग 
होता हे और 'घटनावश', 'संयोगवश' शब्दों से अनु- 
वाद किया जाता ह--किनरमिथुनं यदुच्छयाऽद्रा- 
क्षीतू--का०, 'देखने का संयोग हुआ', आदि-वसि- 
ष्ठ्धेनुश्च यदच्छया$गता श्रुतप्रभावा ददृशेथ नन्दिनी 
--रघु० ३४२, विक्रम» १।१०, कु० १।१४। सम० 
अभिज्ञः ऐच्छिक अथवा स्वपुरस्कृत साक्षी 
संवादः 1. अकस्मात्‌ वार्तालाप 2. स्वतःस्फूते 
अथवा संयोगवश मिलन, घटनावश मिलाप । 
अकस्मात्‌, 
घटनावश, संयोग से । 


यन्त्र (भ्वा० चुरा० उभ० 


( ८२९ ) 


यन्तु (पुं) | यम्‌ | तुच्‌ ] 1. निदेशक, राज्यपाल, शासक 


2. चालक (जैसे कि हाथी का, गाडी का), कोच- 
वान सारथि-यन्ता गजस्याभ्यपतद्गजस्थं - रघु० 
७1३७, अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्‌ विश्रामयेति सः 
१।५४ 3. महावत, हस्ति चालक, हस्त्या रोही । 
यन्त्रति- ते) नियंत्रण में 
करना, दमन करना, रोकना, बांघना, कसना, वाध्य 
करता - ` शापयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचग्रह्‌ं : रघु० 
१०।४७, नि , 1. दमन करना, नियंत्रण में 
करना बेड्या डालना 2. कसना, बांधना, सम्‌ , 
रोकना, नियंत्रण में करना, ठहराना --संयन्त्रितो मया 
रथः -शे० ७} 


यन्त्रम्‌ [यन्त्र त अच्‌] 1. जो नियन्त्रण करता हँ, या कसता 


हैं, थूणी, खंभा, सहारा टेक जैसा कि गृहयंत्र' में 
(इस शब्द के नीचे उद्धरणं देखिये) 2. बड़ी, पट्टी, 
कसना, कंठबंध या ग्रंथि, चमड़े का तस्मा 3. शल्यो- 
पयोगी उपकरण विशेष कर ठूंठा उपकरण (विप० 
शस्त्र) 4. कोई भी उपकरण या मशीन, यन्त्र, 
साधन, सामान्य उपकरण -कूपयन्त्रम्‌-मृच्छ० १०।५९, 
'कुएँ से पानी निकालने वाली मशीन' इसी प्रकार 
“तैल”, जल? आदि 5. चटकनी, कुंडी, ताला 
6. नियंत्रण, बल 7. ताबीज, एक रहस्यमय ज्योतिष 
का रेखाचित्र जो ताबीज की भांति प्रयुक्त किया 
जाय । सम० - उपलः चक्की, का पाट, - करण्डिका 
एक प्रकार का जादू का पिटारा, - कर्मकृत्‌ (पुं०) 
कलाकार, शिल्पकार, - गृहम्‌ 1. तेली का कोल्ह 
2. निर्माणशाला, शिल्पगृह,--चेष्टितम्‌ जादू का कर- 
तब, जादू-टोना, दृढ (वि०) (द्वार) कुंडी या चट- 
खनी जिसमें लगी हुई हैँ,-नालम्‌ यन्त्रमूलक कोई 
नली,--पुत्रकः, - पुत्रिका यन्त्रचालित गुड़िया, या 
पुतली जिसमें डोरी या तार आदि कोई ऐसी कल 
लगी हो जिससे कि पुतली नाचे, --प्रबाहः पानी की 
एक कृत्रिम सरिता --रधु ० १६।४९,-“-मार्ग; एक नली 
या पतनाला, -शरः कोई तीर या अस्त्र जो किसी 
यंत्र द्वारा छोड़ा जाय । 


यन्त्रकः [यन्त्र्‌ +-ण्बुल्‌ | 1. जो करू-पुर्जो से सुपरिचित हो 


2. कुशल यान्त्रिक,-कम्‌ 1. पट्टी (आयु० में) 
2. खैराद. 


यन्त्रणम्‌,--णा [यन्त्र्‌ +-ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] 1 नियंत्रण, 


दमन, रोक-थाम--करयन्त्रणदन्तुरान्तरे व्यलिखच्चञ्चु- 
पुटेन पक्षति,-ने० २।२ 2. नियन्त्रण, प्रतिबंध, रोक 
--ह्लीयन्त्रणां तरक्षणमन्वभूवन्नन्योच्यलोलानि विलोच- 
नानि --कु०७।७५, रघु० ७1२३ 3. कसना, बांधना, 
-निबिडपीनकुचद्वययन्त्रणा तमपराधमघात्‌ प्रतिबध्नती 
--नै० ४।१० 4. बल, बाध्यता, निग्रह्‌, कष्ट, पीड़ा 


या वेदना (जो विवशता से उत्पन्न हो) --अलमल- 
मुपचारयन्त्रणया--मालवि० ४ 5. अभिरक्षा, 
6. पट्टी । 


यन्त्रणी, यन्त्रिणी |यन्त्रण+-ङीप्‌, यन्त +णिनि+-ङीप्‌] 


पत्नी की छोटी बहन, छोटी साली । 


यन्त्रिन्‌ (वि०) [यन्त्र+इनि, यन्त्र |-णिनि वा] 1. (घोड़ा 


आदि) जो जीन व साज से सुसज्जित हो 2. पीड़क, 
सताने वाला, 3. जिसने ताबीज बाधा हुआ हो । 

(म्वा० पर० यच्छति, थत, इच्छा० यियंसति) 1. 
रोकना, दमन करना, नियन्त्रण करना, वश में करना, 
दबाना, ठहराना, बन्द करना--यच्छेद्वाङमनसी प्रज्ञः 
~ केठ०, यतचित्तात्मन्‌--भग० ४।२१, दे० यत 
2. प्रदान करना, देना, अर्पण करना-प्रेर० (यमयति-ते) 
नियंत्रण करना, रोकना आदि, आ -, 1. विस्तार 
करना, लंबा करना, फॅलाना,--वस्त्रम्‌ पाणिमायच्छते 
--सिद्धा०, स्वाङ्गमायच्छमानः--श० ४ (पाठान्तर) 
2. ऊपर खींचना, वापिस खींचना,- आयच्छति कूपाद्र- 
ज्जुम्‌, सिद्धा०, बाणामुद्यतमायसीत्‌ -भट्ठटि ० ६११९ 
3. नियन्त्रित करना, थामना, दबाना, (श्‍वास आदि) 
रोकना--मनु० ३।२१७, ११।१००, थाज्ञ० १।२४, 
अंगड़ाई लेना, (आ०) लम्बा बढ़ जाना 5. ग्रहण 
करना, अधिकार करना, रखना-श्रियमायच्छमाना- 
भिरुत्तमा्ि रनुत्तमाम्‌--भट्टि ० ८४६ 6. ले आना, 
नेतृत्व करना, उद्‌--, (प्रायः आ०) 1 उठाना, ऊपर 
करना, उन्नत करना--बाहू उद्यम्य--श०१, परस्य 
दण्डं नोद्यच्छेत्‌ - मनु ० ४।१०४, रघु० ११।१७, १५] 
२३, भट्टि० ४३१ 2. तैयार होना, प्रस्थान करना, 
आरंभ करना, (संप्र० या तुमुन्नंत के साथ) उद्यच्छ 
माना गमनाय भूयः--रघु० १६1२९, भट्टिः ८४७ 
3. प्रयास करना, घोर प्रयतन करना-- उद्यच्छति 
वेदम्‌ सिद्धा 4. शासन करना, प्रबन्ध करना, 
हकूमत करना, उप . (आ०) 1. विवाह करना 
--भवान्मिथः समयादिमामृपायंस्त - - श० ५, 
(मेनां) आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे ` कु १।१८ 
रघु० १४८७, शि० १५।२७ 2. पकड़ना, थामना, 
लेना, स्वीकार करना, अधिकार करना--शस्त्राण्यू- 
पायंसत जित्वराणि--भट्रि० १।१६, १५२१, ८।३३ 
3. प्रकट करना, संकेत करना--भट्टिश ७१०१, 
नि--, 1. नियंत्रित करना, दमन करना, रोकना, वश 
में करना, शासन करना--प्रकृत्या नियताः स्वया 
-~भग० ७।२०, . (सुतां) शशाक मेना न नियन्तुमु- 
द्यमात्‌--कु० ५।५, 'उसे हटा नहीं सका’ आदि 
2. दवाना, निलंबित करना, रोकना, (इवास आदि) 
~ मनु० २।१९२- न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां 
नियच्छति - मनु० १०।५९, “न दबाता है न छुपाता 


यसः 


( ८७ ) 


हुँ आदि 3. दान करना, देना--को न: कुले निवपनानि | 
नियच्छतीति---श० ६२४ 4. सजा देना, दण्ड देना 
नियन्तव्यश्च राजभिः -मनु० ९।२।१३ 5. विनिय- 
मित करना या निदेशित करना 6. प्राप्त करना, 
अवाप्त करना- ताङज्ञवचाप्रयासेन मोक्षमार्ग निय- 
च्छति- याज्ञ ३।११५, मनु० २९३ 7 धारण 
करना (प्रेर०) 1. नियंत्रित करना, वश में करना, 
विनियमित करना, रोकना, दण्ड देना--नियमयसि 


बिमार्मेप्रस्थितानःतदण्डः---श० ५।८ 2. बाँघना, 
कसना --शि० ७।५०, रघु० ५।७३ 3. मर्यादित 
करना, हलका करना, त. ४ कु० १1६१, 
विनि--, दमन करना, नियंत्रण , भग ० ६२४, 
सम्‌ -- 1. नियंत्रित करना, करना, रोकना, 
नियंत्रण में रखना (आ०)--भंग० ६1३६, मनु ० 


२।१०० 2. बांधना, केद करना, कसना, बंदी बनाना 

-वानरं मा न संयसीः --भट्टि ० ९।५०, माखवि० १।७, 

रघु० ३२०, ४२ 3. एकत्र करना (आ) - ब्रीहीन्सं- 

यच्छते--सिद्धा० 4. बन्द करना, भेडा भग० 

८।१२। 

[ यम्‌ +-घज्म_ ] 1. संयत करना, नियंत्रित करना, 

दमन करना 2. नियन्त्रण, संयम 3. आत्मनियन्त्रण 

4. कोई महान्‌ नैतिक कतंव्य या कर्मसाधना (विप० 

नियम)-तप्तं यमेन नियमेन तपोऽमुनैव--ने० १३।१६, 

यम और नियम की निम्न प्रकार से भिन्नता दर्शायी 

गई है -रीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः, निय- 

मस्तु स यत्कमं नित्यमागन्तुसाधनम्‌ - अमर०, दे० | 
कि० १०॥१० पर मल्लि० भी; यमों की संख्या 

बहुधा दस बतलाई जाती है, परन्तु भिन्न भिन्न 

लेखकों ने उनके भिन्न भिन्न नाम दिये है--उदा० 

ब्रह्मत्रयं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता, अहिसाउस्ते- 

यमाधूर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः याज्ञ ३।३१३, 

या ` आनृशंस्यं दया सत्यमहिसा क्षान्तिराजवम्‌ , 

प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दक्ष । कभी- 

कभी यम केवल पांच ही बताये जाते हैं--अहिसा 

सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्कता, अस्तेयमिति पंचैव 

यमाख्यानि त्रतानि च 5. योग प्राप्ति के आठ 

अंगों या साधनों में पहला साधन । आठ अंग यह हैँ । 
--यसनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाध- | 
योऽष्टावंगानि 6. मृत्यु का देवता, मृत्यु का मूर्त | 
रूप, यह सूर्य का पुत्र माना जाता है--दत्ताभये त्वयि | 
यमादपि दण्डधारे उत्तर० २।११ 7. यमल--धर्मा- 
त्मजं प्रति यमौ च (अर्थात्‌ नकुलसहदेवौ) कथैव 
नास्ति--वेणी० २।२५, यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो | 
ज्येष्ठता मत्ता ९।१२६ 8. जोड़ में एक | 
--मम्‌ जोड़ा, सम° अनुगः अनुचरः 


यम का सेवक या टहलुआ,-- अन्तकः 1. शिव का 
विशेषण 2. यम का विशेषण किङ्करः यम का सेवक, 
मृत्यु का दूत, कीलः विष्णु,--ज (वि०) जन्म से 
जुड़वा, यमल --भ्रातरो -आवां यमजौ --उत्तरऽ ६, 
. "इतः 1. मृत्यु का दूत 2. कौवा, - द्वितीया कातिक 
शुक्ला दूज जब बहने अपने भाइयों का सत्कार 
करती हैं, भाईदूज, तु० ्रातृद्वितीया, - घानी यम का 
निवास स्थान - नर: संसारान्ते विशति यमधानीजब- 
निकाम्‌ भतुं० ३।११२, - भगिनी यमुना नदी, 
यातना मरणोपरांत पापियों को यम के द्वारा दी 

जाने वाली पीड़ा (कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग 
भीषण यातनाए' या “घोर पीड़ा' प्रकट करने के 
लिए भी किया जाता हे), राज्‌ (पुं ) यम, मृत्यु 
का देवता, सभा यमराज की न्यायसभा, सूर्यम्‌ एक 
भवन जिसमें केवल दो कमरे हो, एक का मुंह पश्चिम 
को तथा दूसरे का उत्तर को हो । 

यमकः [ यम-स्वार्थे कन्‌ ] 1. प्रतिबंध, रोक 2. यमल 
या जुड़वाँ 3. एक महान्‌ नेतिक या घामिक कर्तव्य 
दे० यम,-कम्‌ 1. दोहरी पट्टी 2. (अलं० में) 
एक ही श्लोक में किसी भीं स्थान पर दाब्दों या अक्षरों 
की पुनरावृत्ति परन्तु अथं की भिन्नता के साथ, एक 
प्रकार की लय (इसके कई भेदों का वर्णन-- काव्या० 
३।२।५२ में किया हैं) आवृत्ति वर्णसंघातगोचरां यभकं 
विदुः --काव्या० १।६१, ३।१, सा० द० ६४०। 

यभन (वि०) (स्त्री०--नी) | यम्‌+ल्युटु | संयमी, 
दमन करने वाला, शासक आदि,-नम्‌ 1. संयम 
करना, दमन करना, बाँघना 2. ठहरना, थमना 
3. विराम, विश्राम, नः मृत्यु का देवता यम । 

यमतिका [ यमन +-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] परदा, ओट, 
जवनिका । 

ममल (वि०) [ यम+-ला +-क] जोड़वां, जोड़ी में से एक, 
~ छः दो की संख्या,-- लौ (द्वि० व०) जोडी, लम्‌ 
नाली मिथुन, जोड़ी । 

यमवत्‌ (वि०) [ यम+-मतुप्‌, वत्वम्‌ ] जिसने अपनी 
वासनाओं पर संयम कर लिया है, आत्म नियंत्रित 
~ यमवतामवतां च घुरि स्थितः -- रघु» ९।१। 

यमसात्‌ (अव्य०) [ यम--साति ] यम के हाथों में यमकी 
शक्ति में, यमसात्‌ कृ मृत्यू को सोंपना । 

यमुना | यम्‌-उनन्‌--टाप्‌ ] एक प्रसिद्ध नदी का नाम 
(जो यम की बहन मानी जाती है) । सम» : भ्रातृ 
(पुं०) मृत्यु का देवता यम । 


तु ° 


ययातिः [ यस्य वायोरिव यातिः सर्वत्र रथगतिर्यस्य | एक 


प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा का नाम, नहुष का पुत्र, 
| ययाति ने शुक्राचार्यं की पुत्री देवयानी से विवाह 
किया । देत्यों के राजा बृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा 


( ८३१ ) 


दासो के रूप में देवयानी के साथ गई, क्‍योंकि इसने 
किसी समय देवयानी का अपमान किया था और उस 
अपमान की क्षति पूति के लिए आज शर्मिष्ठा को 
देवयानी की सेविका बनना पड़ा (दे० देवयानी) । 
परन्तु ययाति को इस दासी से प्रेम हो गया, फलतः 
उसने गुप्त रूप से उससे विवाह कर लिया। इस 
बात से खिन्न होकर देवयानी अपने पिता के पास 
चली गई और उनसे अपने पति के आचरण की 
शिकायत की । शुक्राचार्य ने ययाति को प्राक्कालिक 
वार्धक्य तथा अशक्तता से ग्रस्त कर दिया। ययाति 
ने जब वहुत अनुनय-विनय किया तो प्रसन्न होकर 
शुक्राचार्य ने ययाति को अनुमति दे दी कि वह अपने 
बुढ़ापे को जिस किसी को दे सकता हुँ यदि वह लेना 
स्वीकार करे। उसने अपने पाँचों पुत्रों से पूछा, 
परन्तु सब से छोटे पुरु को छोड़कर किसी ने भी 
बूढ़ापा लेना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप ययाति 
ने अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली । 
इस प्रकार इस समृद्ध यौवन को पाकर ययाति फिर 
विषयवासनाओं तथा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने 
लगा । इस प्रकार का क्रम १००० वर्ष तक चला 
परन्तु ययाति की तृप्ति नहीं हुई। आखिरकार, 
बड़े प्रयत्न के साथ ययाति ने इस विलासी जीवन को 
छोड़कर, पुरु की जवानी उसको वापिस कर दी और 
उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना स्वयं पवित्रजीवन 
बिताने तथा परमात्मचिन्तन करने के लिए बन को 
प्रस्थान किया ] 

ययावर:>-यायावर दे» । 

ययिः,-- थी (पुर) [याई कित्‌, धातोद्वित्वम्‌ | 
1,अस्‍्वमेष या अन्य किसी यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा-शि० 
१५।६९ 2. घोड़ा । 

यहि (अव्य) { यद्‌ --हिल्‌ ] 1. जब, जब कि, जब 
कभी 2. क्योंकि, यतः, चूँकि, (इसका उपयुक्त सह- 
संबन्धी 'तहि या 'एतहि है परन्तु अत्युत्तम साहित्य 
में इसका विरल प्रयोग हूँ) । 

यवः [ यु--अच्‌ | 1. जौ यवाः प्रकीर्णाः न भवन्ति 
शालयः मृच्छ० ४१७ 2. जौ के दाने या जौ के 
दानों का भार 3. लम्बाई की एक नाप एक अंगुल 
का १/६ या १/८ 4. हाथ की अंगुलियों में बना जौ 
के दाने का चिल्ल जो धनधान्य, प्रजा, और सौभाग्य 
का सूचक हे । सम० --अङ्कुर;, प्ररोहः जौ का 
अंखुवा या पत्ती,- आग्रयणम्‌ जौ की खेती का पहला 
फल, क्षारः जवाखार, शोरा, सज्जी, शझूकः:,-शकजः 
जौ की भूसी को जला कर उसकी राख से वैयार 
किया गया क्षारीय नमक, सञ्जी,-सुरम्‌ जौ की 
शराब, यवमद । 


यवन: | यु-युच्‌ | 1. ग्रीस देश का निवासी, यूनान देश 
का वासी 2. विदेशी, जंगली--मनु० १०।४४ (आज- 
कल इस शब्द का प्रयोग मुसलमान और यूरोपियन 
के लिए भी किया जाता है) 3. गाजर। 

यवनानी [ यवनानां लिपिः - यवन--आनुक्‌, ङीप्‌ च] 
यबनों की लिपि या लिखावट । 

यवनिका, यवनी | यु-ल्युट्‌ -{ डीप्‌ = यवनी -कत्‌-- 
टाप्‌, हस्व: | 1. यवनस्त्री, ग्रीस देश की स्त्री या 
मुसलमानी,--यवनी नवनीतकोमलांगी-जग०, यवनी- 
मुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः घु० ४६१, (नाटकों 
से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में यवन बालाएँ 
राजाओं की दासियों के रूप में नियुक्त की जाया 
करती थीं विशेषकर राजाओं के घनुष और तरकस को 
संभालने के लिए, तु० एष बाणासहस्ताभियवनीभिः 
परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्य:---श० २, प्रविश्य 
शाङ्कहस्ता यवनी श० ६, प्रविश्य चापहस्ता थवनी 
~ विक्रम० ५ आदि) 2. परदा । 


यवसम्‌ [ य्‌ +-असच्‌ ] घास, चारा, चरागाहों का घास 
यवसंघनम्‌ पंच० १, याज्ञ, ३1३०, मनु ७७५ । 

यवागू (स्त्रीश) [ यूयते मिश्रयते--यु+-आगू ] चावलों 
का मांड, चावलों के माड़ की कांजी, या जौ आदि 
किसी और अन्न की काँजी यवागूविरलद्रवा-सुश्नु०, 
मूत्राय कल्पते यवागूः-- महा० । 

यवानिका, यवानी [ दुष्टो यवो यवानी ---यव+- ङीष्‌, 
आनुक्‌, पक्षे कन्‌+-टाप्‌, ह्रस्वः ] अजवायन ¦ 

यविष्ठ (वि०) [ युवन्‌+-इष्ठन्‌, यवादेशः ] कनिष्ठ, 
सबसे छोटा, -ष्ठः सबसे छोटा भाई, कनिष्ठ 
भ्राता । 

यवीयस्‌ (वि०) [ युवन्‌ ईयसुन्‌ यवादेश: ] छोटा, 
बच्चा,--पु ० 1. छोटा भाई 2. शूद्र । 

यशस्‌ (नपुं०) | अश्‌ स्तुतौ असुन्‌ घातोः युट्‌ च्‌] 
प्रसिद्धि, ख्याति, कीति, विश्रुति --विस्तीथंते यशो 
लोके तेलबित्दुरिवाम्भसि - मनु ० ७।३४, यशस्तु रक्षय 
परतो यशोधने:--रघु० ३।४८, २।४०। सम० 
“कर (वि०) (यशस्कर) कीति देने वाला यशस्वी 
मन० ८।३८७,-काम (वि०) (यशस्काम) 
1. प्रसिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक 2, उच्चाकांक्षी, 
महत्त्वाकांक्षी, कायम्‌, शरीरम्‌ प्रसिद्धि के रूप में 
शरीर. कीतिदेह,--यशः शरीरे भव मे दयालु:--रघु० 
२।५७, रघु० १।५७, भतुँ० २।३४,--इ (वि०) 
(यशोद) कीतिकर (इः) पारा (दा) नन्द की पत्नी 
और कृष्ण की पालक माता का नाम, -धन (वि०) 
(वि०) कीति ही जिसका घन हे, ख्याति में समृद्ध, 
अत्यंत विश्रुत--अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थात्‌ यशो- 
घनानां हि यशो गरीयः --रघु० १४।३५, २।१,-षटहः 


( ८३२ ) 


यशरूपी ढोल,--शेष (वि०) जिसकी केवल ख्याति 
शेष हो, सिवाय कौति के जिसका और कुछ न बचा 
हो,--अर्थात्‌ मृतव्यक्ति, तुश कीतिशेष, (षः) मृत्यु । 

यशस्य (वि०) [ यशसे हितं--यत्‌ | 1. सम्मान या कीति 
की ओर ले जाने वाला--मनु० २।५२ 2. विश्वुतं, 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

यशस्विन्‌ (वि०) | यशस्‌-+-विनि ] प्रसिद्ध, विख्यात, 
विश्रुत । ज्र 

यष्टिः,-ष्टो (स्त्री०) [यज्‌ --क्तिनू, नि० न संप्रसारणम्‌ ]। 
1. लकड़ी, लाठी 2. सोटा, गदका, गदा 3. खंभा, सतून, 
स्तम्भ 4. अड्डा---जेसा कि 'वासयष्टि' में 5. वृन्त, 
सहारा 6. झड़े का डंडा जैसा कि ध्वजयष्टि” में 
7. डंढल, वृन्त 8. शाखा, टहनी - कदम्बयष्टिः स्फुट- 
कोरकेव-उत्तर० ३।४१, इसी प्रकार 'चूतयष्टिः-कु० 
६।२, सहकारयष्टिः आदि 9. डोरी, लड़ी, (जैसे मोतियों 
को) हार,--विमुच्य सा हारमहार्यनिश्चया विलोल- 
यष्टिः प्रविलूप्तचन्दनम्‌ ~ कु० ५।८, रघु० १३।५४ 
10. कोई लता 11. कोई भी पतली या सुकुमार वस्तु 
('शरीर' अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के पश्चात्‌ 
समास के अन्त में प्रयोग) -तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसा- 
ङ्गथष्टिः कु० ५।८५, 'पसीने से तर सुकुमार अंगों 
वाली'। सम० --ग्रहः गदाघारी, लाठी रखने वाला 
निवास: मोर आदि पक्षियों के बॅठने का अड्डा 
--वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गात्‌-रघु० १६१४ 
2. खड़े हुए डंडों पर स्थिर कबूतरों का घर या छतरी, 
"प्राण (वि०) 1. निर्बल, शक्तिहीन 2. प्राणहीन । 

यष्टिकः [ यष्टि-{-कन्‌ ] टिटिहरी पक्षी । 

यष्टिका | यष्टिक--टाप्‌ | 1. लाठी, डंडा, सोटा, गदका 
2. (एक लड़का) मोतियों का हार । 

ग्रष्टी दे० यष्टि । 

यष्ट्र (पुं) | यज्‌ --तृच्‌ ] पूजा करने वाला, यजमान । 

यस्‌ (ग्वा? दिवा० पर० यसति, यस्यति, यस्त) प्रयास 
करना, कोशिश करना, परिश्रम करना । प्रेर० - - (यास- 
यति-ते कष्ट देना, आ--1. प्रयास करना, कोशिश 
करना, चेष्टा करना--मुद्रा० ३।१४ 2. थका देना, 
थक जाना--नायस्वसि तपस्यन्ती--भट्रिण ६।६९, 
१५:५४, (प्रेर०) कष्ट देना, सताना, पीड़ा देना 
प्र -, प्रयास करना, कोशिश करना । 

या (अदा० पर० याति, यात) 1. जाना, हिलता-जुलना, 
चलना, आगे बढना,-ययो तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्‌ 
-रघु० ३।२५, अन्वग्ययो मध्यमलोकपाल:--२।१६ 
2. चढ़ाई करना, आक्रमण करना--मनु० ७1१८३ 
3. जाना, प्रयाण करना, कूच करना (कर्मे० या संप्र० 
के साथ अथवा भ्रति’ के साथ) 4. गुजर जाना, 
वापिस होता, बिदा होता 5. नष्ट होना, ओझरू 


होना-_यातस्तवापि च विवेकः --भामि० १।६८, 
भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति - मृच्छ० १।१३ 
6. गुजर जाना, बीतता (समय का) --यौवनमनि- 
वति यातं तु काव्य? १० 7. टिकना 8. होना, 
घटित होना 9. जाना, घटना, होना (प्रायः भाव- 
वाचक संज्ञा के कर्म० के साथ) 10 उत्तरदायित्व 
संभालना न त्वस्य सिद्धो यास्यामि सर्गब्यापार- 
मात्मना - कु० २।५४ 11. मँथुनसंबंध स्थापित 
करना 12. प्रार्थना करना, याचना करना 13. ढूँढना, 
खोजना ('गम्‌'की भांति 'या' के अर्थ भी सयुक्त 
संज्ञा शब्द के अनुसार नाना प्रकार से बदलते रहते 
हूँ--उदा० अग्ने या आगे आगे चलना, नेतृत्व करना, 
मार्ग दिखाना, अधो या डबना, अस्तं या छिपना, 
अस्त होना क्षीण होना उदयं या उदय होना नाझं या 
नष्ट होना, निद्राया सो जाना पदं या पद प्राप्त 
करना, पारं या पार जाना, स्वामौ होना, पार कर 
जाना, आगे बढ़ जाना, प्रकृति था फिर स्वाभाविक 


अवस्था को प्राप्त करना, रूघुतां या हलका होना, 
खशं था बस में होना, अधिकार में आना, वाच्यतां 
या कर्लाङ्कुत या निन्दित होना, बिपर्यासं या परिवर्तित 
होना, रूप बदलना, शिरसा महीं या भूमि पर सिर 
झुकाना आदि), प्रेर०- . (यापयति-ते) 1. चलाना, 
आगे बढ़ाना 2. हटाना, दूर हांकना--रघु० ९।३१ 
3. व्यय करना, (समय) बिताना-तावत्कोकिल 
विरसान्यापय दिवसान्‌--भामि० १।७, मेघ” ८९ 
4. सहारा देना, पालनपोषण करना, इच्छा० 
(यियासति) जाने की इच्छा करना, जाने को होना; 
अति -., 1. पार जाना, अतिक्रमण करना, उल्लंघन 
करना 2. आगे बढ़ना,-अधि--, चले जाना, आगे 


बढ़ना, बच निकलना - कुतोऽधियास्यसि क्रूर निह- 
तस्तेन पत्रिभिः भट्टि० ८।९०, अनु--, 1. अनुसरण 
करना, पीछे जाना (आलं० से भी) अनृयास्यन्मृनि- 
तनयां-श० ११२९, कु० ४।2१, भट्टिः २।७७ 
2. नकल करना, बराबर करना--स किलानुययुस्तस्य 
राजानो रक्षितुर्यशः--रघु० १।२७, ९।६, शि० 
१२।३ 3. साथ चलना, अनुसम्‌--, क्रमशः चलना, 
अप--,चले जाना, बिदा होना, वापिस होना, 
अभि , पहुंचना, जाना, नजदीक होना--अभिययौ स 
हिमाचलमुच्छितमू--कि० ५।१, रघु ९।२७ 
2. प्रयाण करना, आक्रमण करना--रघु० ५।३० 
3. संलग्न करना, आ--, 1. आना, पहुँचना, निकट 
होना 2. पहुँचा, प्राप्त करना, भुगतना, किसी भी 
अवस्था में होना, क्षयं, तुलां, नाशम्‌ आदि, उप-_, 
1. पहुंचना, निकट जाना--कि० ६।१६ 2. (किसी 
विशेष अवस्था को) प्राप्त होना--मृत्युं, तनुताम्‌, 


( ८३३ ) 


रुजम्‌ आदि, निसू--, 1. निकलना, बाहर जाना 
--रघु० १२।८३ 2. गुजरना, (समय) बीतना, 
परि--, चारों ओर घूमना चक्कर काटना, प्रदक्षिणा 
करना, प्र -, 1. चलना, जाना-त्रस्ताद्भुतं नगरदेवत- 
वत््रयासि - मृच्छ० १।२७ 2. प्रयाण करना, कूच 
करना, प्रति ` , वापिस जाना, लौटना--रघु० १।७५, 
१५।१८, ८1९०, प्रत्युद्‌-, (आदर स्वरूप) उठकर 
मिलना, अभिवादन करना, सत्कार करना-_तानर्ध्या- 
नध्यंमादाय ढूरात्रत्युद्ययौ गिरिः- कु० ६1५०, मेघ 
२२, रघु० १।४९, विनिस्‌--, बाहर जाना, निकल 
जाना, में से चले जाना- प्राणास्तस्या विनिर्ययुः, 
-सम्‌-` , 1. चले जाना, बिदा होना, मार्ग पार कर 
लेना --घग० १५।८ 2. जाना, प्रविष्ट होना - तथा 
शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
~-भग० २।२२ 3. पहुँचना । 

यागः [यज्‌--घडा,, कुत्वम्‌] 1. उपहार, यज्ञ, आहुति 
2. कोई भी अनुष्ठान जिसमें आहुतियाँ दी जायं 
नएरघु० ८।३० | 

याच्‌ (म्वा० आ० याचते-विरल प्रयोग-याचति याचित) 
मांगना, याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना 
करना, अनुरोध करना, अनुनय-विनय करना (द्विकर्म ० 
के साथ) बलि याचते वसुधाम्‌--सिद्धा०, पितरं 
प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः--रघु० 
८1१२, भट्टिः १४।१०५ (उपसर्ग लगने पर इस 
धातु के अर्थों में कोई महान्‌ परिवतंन नहीं होता) । 

याचकः (स्त्री ०-को) [याच्‌ ण्वुल्‌] भिक्षुक, भिखारी, आवे- 
दक-तृणादपि लधुस्तूलस्तूलादपि च याचकः-सुभा० । 

याचनम्‌,--नः [याच्‌ +-ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] 1. मांगना, 
याचना करना, निवेदन करना, 2. प्रार्थेना, अनुरोध, 
आवेदन - याचना माननाशाय, बध्यतामभययाचना- 
ब्जलिः -रघु० ११।७८। 

याचनकः [याचन्‌ +-कन्‌] भिखारी, अभियोक्ता, आवेदक । 


याचिष्णु (वि०) [याच्‌ +-इष्णुच्‌] भीख मांगने पर उतारू 
याचनाशील, मांगने के स्वभाव वाला । 

याचित (भू० क० कृ०) [याच्‌ +-क्त] मांगा गया, निवेदन 
किया गया, याचना किया गया, अनुरोध किया गया, 
प्रार्थना की गई । 

याचितकम्‌ [याचित+-कन्‌] भिक्षा में प्राप्त वस्तु, उधार 
ली हुई कोई वस्तु । 

याच्ञ्या [याच्‌+-नडङ्‌+-टाप्‌] 1. मांगना, याचना करना 
2. भिखारीपन 3. प्रार्थना, निवेदन, अनुरोघ-याच्छगा 
मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्घकामा-मेघ० ६। 

याजकः [यज्‌ +णिच्‌ ण्वुल्‌] 1 यज्ञ कराने वाला, यज्ञ 
कराने वाला पुरोहित 2. राजकीय हाथी 3. मदो- 
न्मत्त हाथी । 


१०५ 


याजनम्‌ [यज्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] यज्ञ `का संचालन या अनु- 
ष्ठान कराने की क्रिया- मनु० ३।६५, १।८८। 

याझसेनी |यज्ञसेन-अण्‌ डीप्‌] द्रौपदी का पितृपरक 
नाम । 

याज्ञिक (वि०) (स्त्री०-की) [यज्ञाय हितं, यज्ञः प्रयोजन- 
मस्य वा ठक्‌] यज्ञसंबंधी, - कः यज्ञ कराने वाला, या 
यज्ञ करने वाला, या यज्ञ कराने वाला पुरोहित । 

याज्य (वि०) [यज्‌+पण्यत्‌] 1. त्याग करने के योग्य 
2. यज्ञ संबंधी 3. जिसके लिये यज्ञ किया जाय 
4. शास्त्र द्वारा जो यज्ञ करने का अधिकारी माना 
है, --ज्यः यज्ञकर्ता, यज्ञसंस्थापक,- ज्यम्‌ उपहार या 
दक्षिणा जो यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में प्राप्त हो । 

यात (भू० क० कृ०) [या--क्त] 1. गया हुआ, प्रयात, 
चला हुआ 2. गुजरा हुआ, विसर्जित, दूर गया हुआ 
(दे० 'या'),- तम्‌ 1. चाल, गति 2. प्रयाण 3. भूत- 
काल। सम०- याम्‌,-- यासन्‌ (वि०) 1. बासी, 
इस्तेमाल किया हुआ, विकृत, परित्यक्त, जो निरर्थक 
हो गया है . अयातयामं वयः-- दश० 2. कच्चा, अध- 
पका (भोजन आदि) --यातयामं गतरसं पूति पर्य्‌षितं 
च यत्‌-भग० १७।२० 3. जीर्ण, थका हुआ, घिसा 
हुआ । 


यातनम्‌ [यत्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. प्रतिकार, बदला, प्रति- 


शोध, प्रतिहिसा जैसा कि “वेरयातनं' में 2. प्रतिहिसा, 
वेरशोधन, ना 1. प्रतिशोध, क्षतिपूर्ति, बदला 
2. संताप संपीडन, वेदना 3. यम के द्वारा पापियों 
को दी गई यातना, नरक की यन्त्रणा (ब० व०) । 

यातुः [या --तुन्‌| 1 यात्री, बटोही 2. हवा 3. समय, पुं०, 
नपुं० भूतप्रेत, पिज्ञाच, राक्षस । सम०-- धान भूत- 
प्रेत, पिशाच,--भट्टि० २२१, रघु० १२।४५। 

यात (स्त्री) [यत्‌ +-ऋन्‌, वृद्धिश्च] जिठानी या 
देवरानी । 

यात्रा [या ष्ट्रन्‌+-टापू] 1. जाना, गति, सफर, महावी० 
६।१, रधु० १८।१६ 2. सेना का प्रयाण, चढ़ाई, 
आक्रमण--मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः 
-मनु० ७।१८१, पंच० ३।३७, रघु० १७।५६ 
3. तीर्थाटन यथा तीर्थयात्रा 4. तीर्थ यात्रियों का 
समूह 5. उत्सव, पर्व, किसी उत्सव या संस्कार का 
अवसर--कालप्रियानाथस्य यात्राप्रसङ्गेन--मा० १, 
उत्तर० 6. जुलूस, उत्सवयात्रा, प्रवृत्ता खलु यात्राभि- 
मुखं मालती --मा० ६, ६।२ 7. सड़क 8. जीवन का 
सहारा, जीविका, निर्वाह, यात्रामात्र प्रसिद्धचर्थ--मन्‌ ० 
४३, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः 
~ भग० ३।८ 9. (समय का) बीतना 10. संव्यवहार 
यात्रा चैव हि लोकिकी--मनु० ११।१८४, लोक- 
यात्रा वेणी० १, मनु० ९।२७ 11. रीति, उपाय, 


( ८३९४ ) 


तरकीब 12. प्रथा, प्रचलन, दस्तूर, रीति--एबोदिता 
लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः परा - मनु० ९२५, 
(लोकचारः--कुल्ळू०) 13. वाहन, सवारी । 

यात्रिक (वि०) (स्त्री०-की) [ यात्राय-ठक्‌ | 1. यात्रा 
करता हुआ 2. किसी यात्रा या आन्दोलन से सम्बद्ध 
3. जीवन-घारण की आवश्यक सामग्री 4. प्रचलित, 
प्रथानुकूल,---कः यात्री, - कम्‌ 1. प्रयाण, अभियान या 
चढ़ाई 2. खाद्य सामग्री, (यात्रा के लिए) रसद, 
सम्भरण । 

याथातथ्यम्‌ [ यथातथ-‡-ष्यञ्ग्‌ ] 1. वास्तविकता, सचाई 
2. न्याय्यता, औचित्य । 

याथार््यम्‌ [यथार्थं +-ष्यञ््‌] 1. वास्तविक या सही प्रकृति, 
सचाई, सच्चा चरित्र-न सम्ति याथार्थ्यविदः पिना- 
किनः--कु० ५।७७, रघु० १०।२४ 2. न्याय्यता, 
उपयुक्तता 3. उद्देश्य की पूर्ति या निष्पन्नता । 

यादवः [यदोरपत्यम्‌ - अण्‌ | यदु की संतान, यदुवंशी । 

यादस्‌ (नपुं०) [यान्ति वेगेन--या--असुन्‌, दुगागमः] 
कोई भी विशालकाय जलजन्तु, समुद्री दानव--यादांसि 
जलजन्तव:---अमर०, वरुणो यादसामहम्‌--भग०, 
१०।२९, कि० ५।२९, रघु० १।१६। सम० पतिः, 
नाथः (यादसां पतिः, यादसां नाथः भी) 1. समुद्र, 
2. वरुण का नाम--रघु० १७२१ । 

याबुक्ष (वि०) (स्त्री०-क्षी), यादृश्‌, यादृश (वि०) 
(स्त्रीश शो) [यद्‌+दृश्‌+-क्त, क्विन्‌, कञ्‌ वा, 
आत्वम्‌] जिस प्रकार का, जिसके समान, जिस प्रकृति 
का, जैसा । 

यादृच्छिक (वि०) (स्त्री०--की) [यदृच्छा--ठकऋ] 
1. ऐच्छिक, स्वतः स्फूर्त, *स्वतंत्र 2. आकस्मिक, 
अप्रत्याशित । 

यानम्‌ [या भावे ल्युट्‌] 1. जाना, हिलना-जुलना, चलना 
टहलना, सवारी करना जैसा कि गजयानम्‌, उष्टू° 
रथ? आदि 2. जलयात्रा, यात्रा--समुद्रयानकुशलाः 
--मनु० ८१५७, याज्ञ ० १।१४ 3. अभियान करना, 
आक्रमण करना (राजनीति के छः गुणों में से एक) 
अहितान्‌ प्रत्यभीतस्य रणे यानम्‌ -अमर०, मनु० 
७।१६० 4. जलूस, परिजन 5. सवारी, वाहन, गाड़ी, 
रथयानं सस्मार कौवेरम्‌--रघु० १५।४५, १३।६९, 
कु० ६।७६, मनु ० ४।१२०। सम० पात्रम्‌ जहाज, 
नौका,--भङ्गः जहाजं का टूट जाना,-मुखम्‌ गाड़ी का 
अगला भाग, गाड़ी का वह भाग जहाँ जूआ बांधा 
जाता ह । 

यापनम्‌,-ना [या--णिच्‌ --ल्युटू, पुकागमः, स्त्रियां टाप्‌ 
च] 1. जाने देना, हांक कर बाहर निकालना, 
निष्कासन, हटाना 2. (किसी रोग की) चिकित्सा या 
प्रशमन 3. समय बिताना जैसा कि 'कालयापन' में 


4. विलम्ब, दीघंसूत्रता 5. सहारा, निर्वाह 6. प्रचलन, 
अभ्यास । 

याप्य (वि०) [या--णिच्‌--ण्यत्‌, पुकागमः] 1. हटाये 
जाने के योग्य, निकाले जाने के योग्य अथवा 
अस्वीकार किय जाने के योग्य 2. नीच, तिरस्करणीय, 
मामूली, अनावश्यक । सम०--यानस्‌ शिविका या 
पालकी, डोली । 

यासः [यम्‌ }-घञ्ञ्‌] 1. निरोध, घेयं, नियन्त्रण 2. पहर, 
दिन का आठवाँ भाग, तीन घंटे का समय--पश्चि- 
माद्यामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना--रघु० १७।१, 
इसी प्रकार यामवती, त्रियामा आदि । सम०--घोषः 
1. मुर्गा 2. घण्टा या घड़ियाल जिससे रात के पहरों 
की टनटन होती हैँ-मन्द्रष्वनित्याजितयामतूर्यः-रघु० 
६1५६, यमः प्रत्येक घण्टे के लिए निर्दिष्ट कार्य, 
--वृत्तिः (स्त्री) पहरा देना, चौकीदारी करना । 

यामलम्‌ [यमल--अण्‌] जोड़ी, मिथुन । 

यामवतो [याम--मतुप्‌, वत्वम्‌, ङीप्‌] रात--कि० ८।५६, 

यामिः,-मो (स्त्री०) [याति कुलात्‌ कुलान्तरम्‌ --या+-मि, 
ङीप्‌ च] 1. बहन (दे० जामि)--शि० १५५३ 
2. रात । 

यामिकः [यामे नियुक्त: - याम--ठक] पहरेदार, रात को 
पहरे पर नियुक्त, चौकीदार--ने ० ५।११०। 

यामिका, यामिनी [यामिक--टाप्‌, याम+-इनि+-डीप्‌] 
रात--सविता विधवति विधुरपि सवितरति दिनन्ति 
यामिन्यः, यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते 
मनसि--काव्य ० १०। सम० --पतिः 1. चन्द्रमा 
2. कपूर । 

यामुन (वि०) (स्त्री नी) [यमुना--अण्‌] यमुना से 
संबद्ध, या निकला हुआ, या यमुना से उत्पन्न, नम्‌ 
एक प्रकार का अंजन, सुर्मा । 

यामुनेष्टकम्‌ [यमुना --इष्टकम्‌] सीसा, रांग । 

याम्य (वि०) [यम--ष्यडा ] 1. दक्षिणी-ह्वारं ररंघतुर्या- 
म्यमू--भट्टि ० १४१५ 2. यम से संबंध रखने वाला 
या यम से मिलता जुलता । सम०-अयनम्‌ दक्षिणायन, 
मकरसंक्रांति,-उत्तर (वि०) दक्षिण से उत्तरको 
जाने वाला । 

याम्या [याम्य +-टाप्‌] 1. दक्षिणदिशा 2. रात्रि । 

यायजूकः [यज्‌ +-यङ्‌+-ऊक] बार २ यज्ञ का अनुष्ठान 
करने वाला, जो लगातार यज्ञ करता रहता हे, 
इज्याशील--तं यायजूकः सह भिक्षुमुस्य:--भट्टि ० 
२1२० । 

यायावर (वि०) [पुनः पुनः याति देशान्तरं गच्छति या 
+यडङ्‌+ वरच्‌] परिब्रज्याशील साधु, संत,-यायावराः 


पुण्यफलेन pn vas ्रानर्चु रच्या जगदचंनीयम्‌--भट्टि० 
२।२०, यायावरकुले 


( ८३५ ) 


-णबालरा० १११३ (यहाँ यायावरः एक कुल का 
नाम है) । ह 

यावः,-यावकः,-कम्‌ [यु-- अच्‌ -- अण्‌ =याव -|-कन्‌ 1. जौ 
से तैयार किया हुआ आहार 2. लाख, लाल रंग, 
महावर-लम्यते स्म परिरक्ततयात्मा यावकेन वियतापि 
यवत्याः--शि० १०।९, १५।१३, कि० ५1४० | 

यावत्‌ (वि०) (स्त्री०-तो) [ यद्‌न-वतुम्‌, आत्वम्‌ ] 
('तावत्‌' का सहसंबंघी) 1. जितना, जितने (“जितने 
के लिए यावत्‌ तथा 'उतने' के लिए तावत्‌ का प्रयोग 
होता है) -पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 
दीघकाकमलोच्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते-कु० २1३३, 
ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददुशे स ते:--रघु० १२। 
४५, १७।१७ 2. जितना बड़ा, जितना विस्तृत, कितना 
बड़ा या कितना विस्तृत --यावानर्थं उदपाने सर्वतः 
संप्लुतोदके, तावान्सर्वषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः 
--भग० २।४६, १८।५५ 3. सब, समस्त (यहाँ दोनों 
मिल कर समष्टि या साकल्य का अर्थ प्रकट करते हैँ) 
~यावदत्तं तावद्धक्तम्‌--गण० अव्य०, 'यावत्‌' अकेला 
प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है (क) 
जहां तक, तक, पर्यन्त, जब तक कि, (कमं० के 
साथ ) --स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व - उत्तर० ७, 
कियन्तमवधि यावदस्मच्चरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ 
--उत्तर० १, सर्पकोटरं यावत्‌-- पंच० १ (ख) तभी, 
ठीक उसी समय, इसी बीच में (तुरन्त किये जाने 
वाले कार्य को दशानि वाला ),तद्यावत्‌ गृहिणीमाहूय 
संगीतकमनुतिष्ठामि - श० १, यावदिमां छायामा- 
श्रित्य प्रतिपालयामि -श० ३ 2. यदि यावत्‌ और 
तावत्‌ मिलकर प्रयुक्त हों तो निम्नांकित अर्थ प्रकट 


होता हे (क) इतनी देर कि, इतने समय तक कि, 
-यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः-मोह्‌० 
८ (ख) ज्योंही, अभी-अभी, इसी समय--एकस्य 
दुःखस्य न यावदन्तं गच्छामि `` ` ` 'तावदिद्वतोयं समु- 
पस्थितं मे -हि० १।२०४, मेघ० १०५, कु० ३।७२ 
(ग) जबकि, उसी समय तक-- आश्रमवासिनो 
यावदवेक्ष्याहमुपावर्ते तावदाद्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः 
--श° १, प्रायः “न के साथ भी प्रयोग जब कि 
'यावन्न' का अर्थ होता है “इससे पूर्व कि? - यावदेते 
सरसो नोत्पतन्ति तावद्वेतेभ्यः प्रवृत्तिरवगमयितव्या 
--विकम० ४ (घ) जब, जिस समय - यावदुत्थाय 
निरीक्षते तावद्‌ हंसोऽवलोकितः- हि० ३। सम० 
--अन्तम्‌, अन्ताय (अव्य०) अन्त तक, आखीर 
तक,--अर्थ (वि०) आवश्यकता के अनुसार, उतने 
जितने कि अर्थ प्रकट करने के लिए आवश्यक हु 
(शब्द) -यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माघवः विरराम 
“शि० २।१३, (अव्य० - अर्थम्‌) 1. उतना जितना 


उपयोगी हो 2. सभी अर्थो में-वयमपि च गिरामीश्महे 
यावदर्थम्‌ -भर्तृ० ३।३० (पाठान्तर), इष्टम्‌, 
~ ईप्सितम्‌ (अव्य०) यथेच्छ, इच्छा के अनुकूल, 
-“ इत्यम्‌ (अव्य०) आवश्यकता के अनुसार, जितना 
आवश्यक हो, जन्म, जीवस्‌,- जोवेन (अव्य०) 
जीवन भर, जीवनपर्यंत, आजीवन,--बलम्‌ (अव्य०) 
अपनी शक्ति के अनुसार, जितना अधिक से अधिक 
वल हो,--भाषित - उक्त (वि०) उतना जितना कहा 
जा चुका है,- मात्र (वि०) 1. इतना बड़ा, इतना 
विस्तृत, जहाँ तक व्यापक हो--कु० २।३३ 2. नगण्य, 
तुच्छ, मामूली,-- शक्‍्यम्‌,--शवित (अव्य) जहाँ 
तक संभव हो, अपनी शक्ति के अनुसार--इसी प्रकार 
'यावत्सत्त्वम्‌' । 

यावन (वि०) (स्त्री०--नी) [ यवन--अण्‌, यु णिच्‌ 
+ल्यूट्‌ वा | यवनों से संबंध रखने वाळा, न वदे- 
द्यावनी भाषां प्राणे: कण्ठगतरपि--सुभा०,--नः 
लोबान । 

यायसः [ यवस-+-अण्‌ ] 1. घास का ढेर 2. चारा, खाद्य- 
सामग्री । 

याष्टीक (वि०) (स्त्री०--को) [ यष्टिः प्रहरणमस्य 
ईकक्‌ ] लाठी या सोटे से सुसज्जित, कः लाठी 
से सुसज्जित योद्धा । 

यास्कः [ यस्कस्यापत्यम्‌ -- यस्क--अण्‌ ] निरुक्तकार का 
नाम । 

यु । (अदा० पर० यौति, युत; प्रेर० यावयति, इच्छा० 
यियविषति या यूयूषति) 1. सम्मिलित होना, मिलना 
2. मिळाना, गडुमडू करना । 

11 (जुहो० पर० युयोति) अलग-अलग करना । 
111 (क्रघा० उभ० युनाति, युनीते) बांधना, जकड़ना, 

सम्मिलित होना, मिलना । 
प्र--, थामचा, अनुष्ठान करना, व्यति--, मिश्रण 
करना---अन्योन्यं स्म व्यतियुतः शब्दाञ्‌ शब्दस्तु 
भीषणान्‌ -भट्टि० ८।६। 

युक्त (भू० क० कृ०) [ युज्‌ +क्त ] 1. सम्मिलित, मिला 
हुआ 2. जकड़ा हुआ, जूए में जोता हुआ, साज-सामान 
से संनद्ध 3. युक्त किया हुआ, सुव्यवस्थित 4. सहित 
5. सुसज्जित, युक्त, भरा हुआ, सहित (समास में या 
करण० के साथ) 6. स्थिर, तुळा हुआ, लीन, व्यस्त 
(अधि० के साथ) 7. कर्मपरायण, परिश्रमी 8. कुशल 
अनुभवी, चतुर 9. योग्य, उचित, ठीक, उपयुक्त 
(संबं० या अधि० के साथ) 10. आदिकालीन, मौलिक 
(शब्द),--क्तः महात्मा जो परब्रह्म परमात्मा से 
सायुज्य प्राप्त कर चुका हुँ,--कष्तम्‌ जोड़ी, जुआ या 
युग्म । सम०--अर्थ (वि०) समझदार, विवेकी, 
सार्थक,--कर्मन्‌ (वि०) जिसे किसी कतंव्य कर्म पर 


( ८३६ ) 


लगाया गया हे,--दण्ड (वि०) न्यायोचित दंड देने 
वाला--रघु० ४८, --मनस्‌ (वि०) सावघान,- रूप 
(वि०) योग्य, उचित, लायक, उपयुक्त (संबं० या 
अधि० के साथ) -जन्म यस्य पुरोर्वेशे युक्तरूपाँमर्द तव 
श० १॥७, अनुकारिणि पूर्वषां युक्तरूपमिदं त्वयि 
"२ १६। 
युक्तिः (स्त्री) [ युज्‌-)-क्तिन्‌ ] 1. मिलाप, संगम, 
सम्मिश्रण 2. प्रयोग, इस्तेमाल, काम में लाना 3. जुए 
में जोतना 4. व्यवहार, प्रचलन 5. उपाय, तरकीब 
योजना, जुगुत 6. कपटयोजना, कूटयुक्ति, दाव-पेंच 
7. औचित्ये, योग्यता, सामंजस्य, संगति, उपयुक्तता 
8. कौशल, कला 9. तर्कना, युक्ति, दलील 10. अनु- 
मान, नियमन 11. हेतु, कारण 12. क्रमबद्धता, रचना 
यत्र खल्वियं वाचोयुक्तिः मा० १ 13. (विधि में) 
संभावना, परिस्थिति की गणना या विशेषता (समय, 
स्थान आदि की दृष्टि से) -युक्तिप्राप्तिक्रियाचिह्वसंबं- 
घाभोगहेतुभिः याज्ञ २।९२, २१२ 14. (नाटकों 
में) घटनाओं की नियमित 'हंखला, तु० सा० द० 
में) किसी के प्रयोजन या अभि- 
कल्प की प्रच्छन्न अथवा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
16. कुल राशि, योग 17. घातु में खोट मिलाना । 
सम० कथनम्‌ हेतुओं का वर्णन, - कर (वि०) 
1. उपयुक्त, योग्य 2. सिद्ध, (वि०) तरकीब 
या उपायों में कुशल, आविष्कार कुशल, 
(वि०) 1. उपयुक्त, योग्य 2. विशेषज्ञ, कुशल 
3. स्थापित, सिद्ध 4. तर्कयुक्त । 
युगम्‌ [ युज्‌ +घञ्ञ, कुत्वम्‌, गुणाभावः ] 1. जुआ (पुं० 
भी इस अर्थ में) -युगव्यायत बाहुः रघु० ३। 
१०।६७, शि० ३।६८ 2. जोड़ा, दम्पती, युगल 
कुचयोर्युगेन तरसा कलिता - शि० ९।७२, स्तन- 
युग -श० १।१९ 3. इलोकार्घं जिसमें दो चरण होते 
हैं, युग्म 4. सृष्टि का युग (युग चार हैं: कृतया 
सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि- प्रत्येक की अवधि 
क्रमशः १७२८०००, १२९६०००, ८६४००० और 
४३२००० वर्ष हैं, चारों को मिलाकर ४३२०००० 
वर्षे का एक महायुग होता हँ) ऐसा माना जाता हैं 
कि युगों की उत्तरोत्तर घटती हुई अवधि के अनुसार 
शारीरिक और नैतिक शक्ति भी मनृष्यों में बराबर 
गिरती गई हे; संभवत: इसीलिए कृतयुग को स्वर्ण- 
युग और कलियुग को लौहयुग कहते हैं). घर्मसंस्था- 
पनार्थाय संभवामि युगे युगे. भग० ४।८, युगशतप- 
रिवर्तानू--श० ७1३४ 5. पीढ़ी, जीवन, आ सप्तमा- 
द्युमात्‌ मनु० १०।६४, जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे ¦ 


सप्तमेऽपि वा याज्ञ० १।९६ {युगे == जन्मनि मिता० ) 
6. 'चार' की संख्या की अभिव्यक्ति, 'बारह' की 


संख्या के लिएं विरलप्रयोग । सम० - अन्तः 1. जए 
का किनारा 2. युग का अन्त, सृष्टि का अन्त या 
विनाश ` युगान्तकारप्रतिसंहृतात्मतो जगन्ति यस्यां 
सविकासमासत शिश १२३, रघु० १३।६ 
3. मध्याह्न, दोपहर, अवधिः सृष्टि का अन्त या 
विनाश शि० १७।४०, कीलकः जए की कोली 
- पाइवंग (वि०) जुए के पास जाने वाला, जुए में 
जुतने वाला बैल, - बाहु (वि०) लम्बी भुजाओं 
वाला--कु० २।१८। 
युगन्धरः,-रम्‌ [ युग+-घृ+-खच्‌, मुम्‌ ] गाड़ी की जोड़ी 
जिसके साथ जुआ कस दिया जाता है । 
युगपद्‌ (अव्य०) | युग+-पद्‌+-क्विप्‌ ] एक ही समय, 
सब एक साथ, सब मिलकर, उसी समय - कु० ३।१ 
प्रायः समास में श० ४।२। 
युगलम्‌ [ युज्‌ +-कलच्‌, कुत्वम्‌ | जोड़ा दम्पती - बाहु? 
हस्त? चरण? आदि । 
युगलकम्‌ [ युगल--कन्‌ | 1. जोड़ी, 2. इलोकार्घ, जो दो 
मिलकर पूरा श्लोक या वाक्य बनाएं, दे० युग्म । 
युग्म (वि०) | युज्‌+मक्‌, कुत्वम्‌ ] सम०-युग्मासु . 
पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु , तस्माद्युग्मासु 
पुत्रार्थी संविशेदातंवे स्त्रियम्‌--मनु० ३1४८, याज्ञ० 
१७९ 1. जोड़ी, दम्पती, दे० अयुग्म 2. संगम, मिलाप 
(नदियों का) संगम 4. जुड़वां 5. इलोकार्ध - जिन 
दो से मिलकर पूरा एक वाक्य बने - द्वाभ्यां युग्ममिति 
प्रोक्तम्‌ 6. मिथुन राशि । 
युग्य (वि) [ युगाय हितः-यत्‌ ] 1. जोतने के योग्य 
2. जुता हुआ, साज सामग्री से संनद्ध 3. खींचा गया 
जसा कि अश्वयृग्यो रथः’ में, दसा हना या 
खींचने वाला जानवर, विशेषतः रथ का घोड़ा--हरि- 
युग्यं रथं तस्मे--प्रजिधाय पुरन्दरः--रघु० १२८४ । 
(रुघा० उभ० युनक्ति, यृङ्क्ते, युक्त) 1. संमिलित 
होना, मिलना, अनुरक्त होना, संबद्ध होना, जुड़ना 
तमर्थमिव भारत्या सुनया योक्तुमर्हसि--कु ० ६1७९, 
दे० कर्मवा० नीचे 2. जोतना, जीन कसकर संनद्ध 
करना, लगाना--भानु: सकृद्युक्ततुरङ्ग एव. श० 
५।४, भग० १।१४ 3. सुसज्जित करना, से युक्त 
करना जैसा कि गुणयुक्त में 4. प्रयुक्त करना, काम 
में लगाना, इस्तेमाल करना---प्रशस्ते कर्मणि तथा 
सच्छब्दः पार्थ यृज्यते-- भग० १७।२६, मन्‌० ७।२०४ 
5. नियुक्त करना, स्थापित करना (अधि० के साथ) 
6. निदेशित करना, (मत आदि का) स्थिर 
करना. जमाना 7. अपना ध्यान संकेन्द्रित करना 
“मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः 
¬ भग० ६१४, युञ्जन्नेव सदात्मानं-१५ 
8. रखना, स्थिर करना, जमाना (अघि० के साथ) 


«र 


( ८३७ ) 


9. तैयार करना, सुव्यवस्थित करना, सज्जित करना, 
युक्त करना 10. देना, प्रदान करना, सादर समर्पित 
करना--आशिषं युयुजे, कर्मवा० (युज्यते) 1. संमि- 
लित होने के योग्य--रविपीतजला तपात्यय पुनरोघेन 
हि युज्यते नदी--कु० ४४४, रघु० ८1१७ 2. प्राप्त 
करना, स्वामी होना-इष्टेन युज्वस्व-दा० ५, महावी० 
७, रघु० २1६५ 3. योग्य या सही होना, समुचित होना, 
उपयुक्त होना (अधि० या संबंध के साथ) या यस्य 
युज्यते भूमिका तां खलु भावेन तथेव सर्वे वर्ग्या: पाठिता 
--मा० १, त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते--हि० 
१ 4. तयार होना-ततो युद्धाय युज्यस्व - भग० 
२।३८, ५० 5. तुल जाना, लीन होना, निदेशित होना 
¬ मनु ० ३।७५, १४३५, कि० ७।१३। प्रेर० (योज- 
यति-ते) 1. सम्मिलित होना, मिलना एकत्र करना 
रघु ७।१४ 2. उपहार देना, समर्पण करना 
प्रदान, करना--रघु० १०।५६ 3. नियुक्त करना, 
काम पर लगाना, इस्तेमाल करना -शत्रुभिर्योजयेच्छ- 
त्रुमू-पंच० ४।१७ 4. मुड़ना, किसी ओर निदेशित 
करना--पापान्निवारयति योजयते हिताय-भतुँ० २।७२ 
5. उत्तेजित करना, प्रेरित करना, भड़काना 6. सम्पन्न 
करना, निष्पन्न करना 7. तैयार करना, सुव्यवस्थित 
करना, सुसज्जित करना--इच्छा० (युयुक्षति-ते) 
सम्मिलित होने की इच्छा करना, जोतने की इच्छा 


करना, देने की कामना करना, अनु-,(आ०) 1. पूछना 
प्रन करना--अन्वयूंक्त गुरुमीश्वरः क्षितेः - रघु० 
११।६२, ५।१८, शि० १०।६८ 2. परीक्षण करना, 
जांच करना मनु० ७।७९, अभि -, (आ०) चेष्टा 
करना, काम में पिल जाना 2: आक्रमण करना, घावा 
करना --भवन्तमभियोक्तुमुद्युङ्क्ते-दश० 3. दोषारोपण 
करना, दोषी ठहराना  मनु० ८।१८३ 4. अधिकार 
जताना, मांग प्रस्तुत करना (जैसे कि किसी कानूनी 
अभियोग में) विभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते- 
विक्रम० ४११७, याज्ञ? २1९ 5. कहना, बोलना उद्‌ - 

उत्तेजित करना, सक्रियता उद्दीप्त करना 2. कोशिश 
करना, प्रयास करना - भवन्तमभियोक्तूमुदुङ्क्ते-दश० 
3. तयार करना, उप--,(आ०) 1. इस्तेमाल करना, 
काम में लगाना --षाङ्गुण्यमुपयू जीत शि० २।९३, 
पणबन्धमुखान्गुणानजः षड्पायूङ्क्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ 
रघु० ८।२१, मालवि० ५।१२ 2. चखना, स्वाद लेना 
अनुभव करना (आलं० से भी) रघु० १८४६, भट्टि ० 
८।३९ 4. उपभोग करना, खाना--मनु० ८४०, नि 
(आ०) 1. नियुक्त करना, प्रतिनियु्त करना, आदेश 
देना (अधि० के साथ) - यन्मां विधयविषये स भवा- 
न्रियुडक्ते--मा ० १1९, असाघुदर्शी तत्र भवान्‌ काश्यपः 
य इमामाश्रमधमं नियुङ्क्ते - श० १, कु० ३।१३, रघु० 


५।२९ 2. सम्मिलित होना, मिलना 3. नियंत करना 
आदिष्ट करना । (प्रेर०) 1. सम्मिलित करना, मिलाना, 
से युक्त करना, प्रदान करना--कु० ४४२ 2. जोतना 
संनद्ध करना, 3. उकसाना, प्रेरित करना-भग० ३।१, 
प्र--,(आ०) 1. इस्तेमाल करना, काम में लाना 
-अयमपि च गिरं नस्त्वत््रबोधप्रयभ्ताम्‌--रघ्‌ ० ५।७५, 
सद्भावे साघुभावे च सदित्यतत्प्रयुज्यते--भग० १७।२६ 
2. नियत करना, काम में लगाना, निदेशित करना 
आदेश देना--मा मां प्रयुडक्था: कुलकीतिलोपे --भग० 
३।५४, प्रायुङ्क्त राज्ये वत दुष्करे त्वाम्‌-३।५१, कु० 
७।८५ 3. देना, प्रदान करना, अभिदान करना 
--अशिषं प्रयृयृजे न वाहिनीम्‌-- रघ० ११।६, २।७० 
५।३५, १५।८ 4. हिलना-जुलना, गतिदेना- महत्प्र- 
युक्ताः (बाललताः) --रघु० २1१० 5. उत्तेजित करना 
प्रेरित करना, प्रेरणा देना, हांकना--कु० १।२१, भग० 
३।३६ 6. सपन्न करना, करना-रघ ० ७1८६; १७।१२ 
7. रंगमंच पर प्रतिनिधित्व करना, अभिनय करना 
नाट्य करना--उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयज्यते 


--उत्तर० १।२, परिषदि प्रयुञ्जानस्य मम कु० १. 
8. इस्तेमाल करने के लिए उधार देना, (घन आदि) 
ब्याज पर देना - मनु० ८१४६, बि--,(आ०) 
1. छोड़ना, परित्याग करना-कि० २।४९, रघु ० १३।६३ 
2. अलग-अलग करना--पुरो वियुक्ते मिथने कृपावती 
कु० ५१२६ 3. ढीला करना, शिथिल करना, 
विनि -, 1. इस्तेमाल करना, व्यय करना 2. नियक्त 
करना, काम में लगाना 3. बांटना, अनुभाजन करना, 
वितरण करना - प्रत्येकं विमियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि 
प्रभो--कु० २।३१ 4. वियुक्त करना, अलग करना, 
सम्‌ -_,सम्मिलित होना (कर्मवा० में) -संयोक्ष्यसे स्वेन 
वपुर्महिम्ना = रघु० ५1२५, (प्रेर०) मिलाना, सम्मिः 
छित करना । 
॥(म्वा० चुरा० पर० योजति, योजयति) जोड़ना, 
मिलाना, जोतना दे० ऊपर 'युज्‌' । 
!।(दिवा० आ० युज्यते) मन को संकेन्द्रित करना 
(“यूज के कर्मवा० रूप के समरूप) । 


(वि०) [युज्‌+-क्विन्‌] (समास के अन्त में) 1. जुड़ा 
हुआ, मिला हुआ, जुता हुआ, खींचा जाता हुआ 
2. सम, अविषम, पुं० 1. सम्मेलक, जो जोड़ देता हे, 
मिला देता हूँ 2. ऋषि मुनि, जो अपने आपको भाव- 
समाधि में संलग्न रखता है 3. जोड़ा, दंपती (इस 
अर्थं में नपूं० भी) । 

युञ्जानः [युज्‌ +- शानच्‌] 1. हांकन बाला, रथवान्‌ 2. वह 
ब्राह्मण जो परमात्मा से सायुज्य प्राप्त करने के लिए 
ग्रेगा भ्यास में व्यस्त है । 

युत (भू० क० कृ०) [यु-क्त] 1. जुड़ा हुआ; सम्मिलित, 


( ८१८ ) 


मिला हुआ 2. से युक्त या सहित--जैसा कि 'गुणगण- 
युतो करः में । 

युतकम्‌ [युत--कन्‌ | 1. जोड़ी 2. मिलाप, मित्रता, मंत्री 
3. विवाहोपहार 4. स्त्रियों की एक प्रकार की वेश- 
भूषा 5. स्त्रियों के वस्त्र की किनारी या झालर । 

युतिः (स्त्री) [यु--क्तिनू] 1. मिलाप, संगम 2. सुस- 
ज्जित होना, 3. स्वामित्व प्राप्त करना 4. जोड़ 
योग 5. (ज्योति० में) संयुक्ति, दो ग्रहों का स्पष्ट 
योग । 

युद्धम्‌ [युध्‌ +-क्त] 1. संग्राम, समर, लड़ाई, भिडन्त, मुठ- 
भेंड, संघर्ष, इन्द्र - वत्स केयं वार्ता युद्धं य्‌ द्धमिति 
--उत्तर० ६ 2. (ज्योतिऽ में) ग्रहों का सघर्ष या 
विरोध । सम०--अवसानम्‌ युद्ध की समाप्ति, सुलह, 
--आच्चार्यः संन्यशिक्षा का गुरु,- उन्मत्त (वि०) 
युद्ध के लिए पागल, रणोन्मत्त,-कारिन्‌ (वि०) 
लड़ने वाला, संघर्षशील,-भूः,--भूमिः (स्त्री०) 
रणक्षेत्र, - मार्गः सैनिक कूटचाल या छलबल, ' युद्धा- 
भिनय. तिकड़मबाजी,--रङ्गः रणक्षेत्र, लड़ाई का 
अखाड़ा,--बौरः 1. योद्धा, शूरबीर, मल्ल 2. (अलं० 
में) सैन्यविक्रम से उत्पन्न वीरता का मनोभाव, वीर- 
रस - दे० सा० द० २३४, युद्धवीर’ के नीचे- रस० 
—सारः घोड़ा । 


युध्‌ (दिवा० आ० युध्यते, युद्ध) लड़ना, संघर्ष करना, 
विवाद करना, युद्ध करना--भग० १।२३, भट्टि० 
५।१०१, प्रेर०-_ (योघयति-ते) 1. .लड़वाना 2. युद्ध 
में सामना करना या विरोध करना--रघु० १२।५० 
--इच्छा० (य॒य॒त्सते) लड़ने की इच्छा करना, नि- 
मल्लयुद्ध करना, विरोध करना, प्रति-, युद्ध में 
सामना करना, विरोध करना । 

युष्‌ (स्त्री०) [य॒घ्‌+-क्विप्‌] संग्राम, जंग, लड़ाई, मुठभेड़ 
:-निघातयिष्यन्‌ युधि यातुधानान्‌ भट्टिः २२१, 
सदसि वाकू पटुता युधि विक्रमः --भतृं० २।६३। 

युधानः [यघ्‌+-आनच्‌, स च कित्‌] योद्धा, क्षत्रिय जाति का 
पुरुष । 

घुष्‌ (दिवा० पर० युप्यति) 1. मिटा देना, विलुप्त करना 
2. कष्ट देना । | 
: [या+यडङ्‌+-ड्‌्] घोड़ा । 

युयुत्सा [य्‌ +-सन्‌ +-अङ्‌+-टाप्‌] लड़ने की इच्छा, विरोधी 
इरादां । 

युयुस्सु (वि०) [य॒घ्‌--सन्‌-उ] लड़ने की इच्छा वाला 

युवतिः,-ती (स्त्रीश) [युवन्‌+-ति, डीप्‌ वा] तरुणी 
स्त्री, तरुणी मादा (चाहे मनुष्य की हो या किसी पशु 
की टा) सुरयुवतिसंभवं किल मृनेरपत्यम्‌--श० 
२।८, इसी प्रकार 'इभत्रृवतिः 


-र्‍यवीयस्‌ या कनीयस्‌, उ० अ०-यविष्ठ या 
कनिष्ठ) [यौतीति युवा, यु+-कनिन्‌] 1, तरुण, 
जवान, वयस्क, परिपक्वावस्था को प्राप्त 2. हुष्ट-पुष्ट 
स्वस्थ 3. श्रेष्ठ, उत्तम । पुं० (कर्तु० युवा, यूवानौ. 
युवानः, कमे ब० व० यूनः, करण० ब० व० युवभिः 
आदि) 1. जवान आदमी, तरुण,-सा यूनित स्मिन्नभि- 
लाषबन्घं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌--रघु० ६।८१ 
2. छोटी सन्तान (बड़ी सन्तान जीवित रहते हुए) 
-जीवति तु वंश्ये युवा--पा० ४।१।११३ (दे० इस पर 
सिद्धा०) । सम०--खलति (वि०) (स्त्री ०-तिः,ती) 
जवानी में ही गंजा,- जरत्‌ (स्त्री०-ती) जवानी में 
ही बूढ़ा दिखाई देन वाला, समय से पूर्व बूढ़ा हो जाने 
वाला,- राज्‌ (पुं०)--राजः प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, 
राज्याधिकारी राजकुमार, राजा का उत्तराधिकारी 
पुत्र,--(असौ) नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाकू--रघु० 
३।३५ । 

युष्मद्‌ [युष्‌+-मदिक्‌] मध्यमपुरुष के पुरुषवाचक 
सवंनाम का प्रातिपदिक रूप (कत्‌० त्वम्‌, युवाम्‌, 
यूयम्‌) तू, तुम (कई समासों के आरभ में प्रयुक्त) 

युष्मादृश्‌, _ ज्ञ (वि०) [युष्मद्‌ [ दृश्‌ + क्विन्‌, आत्वम्‌] 
तुम्हारी तरह । 

यकः, का [यु--कन्‌, दीः, स्त्रियां टाप्‌] जूँ,-- मनु ० 
११४५ । 

यूतिः (स्त्री०) [यु-+क्तिन्‌, ति० दीः] मिश्रण, मिलाप, 

संगम, संबंध, - करोमि वो बहियूतीन्‌ पिघध्वं पाणिभिदृश' 
--भट्टि० ७६९] । 

यूथम्‌ [यु थक्‌, पृषो० दीर्घः] रेवड़, लहंडा, भीड़, टोली 
झुण्ड (जैसे बन्य पशुओं का) - स्त्रीरत्नेषु ममोर्वशी 
प्रियतमा यूथे तवेयं- दशा--विक्रम० ४२५, श० ` 
५५ । सम०--नाथः,--पः,- पतिः 1. किसी 
टोली या दल का नेता 2. किसी रेवड़ या भीड़ 
(प्रायः हाथियों की) का मुखिया, विशालकाय हाथी 
गजयूथप यूथिकाशबलकेशी--विक्रम ० ४।२४ । 


यूथिका, यूथी [यूथं पुष्पवृन्दमस्ति अस्याः-यृथ+-ठन्‌ 
+टठापू, यूथ+-अच्‌+-डीष्‌] एक प्रकार की चमेली 
जूही, बेला या इसका फूल यूथिकाशबलकेशी 
--विक्रम० ४1२४, मेघ० २६। 

यूपः [यु+-पक्‌, पृषो० दीर्घः] 1. यज्ञ की स्थूणा (यह प्राय 
बाँस या खदिर वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती हूँ) 
जिसके साथ बलि दिया जाने वाला पशु, मेध के समय 
बाँध दिया जाता हैँ अपेक्ष्यते साधुजनेन वदिकी 
इमशान-शूलस्य यूपसत्क्रिया -कु० ५।७३ 
2. विजय-स्मारक, विजयोपहार । 


[ यूषः, म्‌, यूषन्‌ (पुं०, नपुं०) [यूष्‌+-क, कनिन्‌ वा] 
युबन्‌ (वि०) (स्त्री -युवतिः, ती, यूनी--म० अ० . 


रसा, झोल, शोरबा, मटर का रसा ('यषन्‌' शब्द के 


( ८३९ ) 


पहले पाँच वचनों में कोई रूप नहीं होते, कर्म ० द्वि० 


व० के पश्चात्‌ 'यूष्‌' के स्थान में विकल्प से यूषन्‌ हो 


जातां हैं) । 


येस (अव्य०) ['यद' शब्द का करण० का एक वचनांत 


रूप जो क्रियाविशेषण की भांति प्रयुक्त होता है] 
1. जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए, जिस कारण से, 
जिसके साधन से कि तद्‌ येन मनो हतुँमल स्यातां 
न शृण्वताम्‌ - रघु० १५1६४, १४७४ 2. जिससे 
कि - दर्शय तं चौरसिहं येन व्यापादयामि पंच० ४ 
3. चूँकि, क्योंकि । 


योक्त्रम्‌ | यूज्‌- ष्ट्रनू | 1. डोरी, रस्सी, तस्मा, रज्जु 


2' हल के जुए की रस्सी 3. वह रस्सी जिसके द्वारा 
किसी पशु को गाडी के जोड़े से बाँच दिया जाता हूँ । 


योगः [युज्‌ भावादौ घडा, कुत्वम्‌] 1. जोड़ना, मिलाना 


2. मिलाप, संगम, मिश्रण, - उपरागान्ते शशिनः समुप- 
गता रोहिणी योगम्‌--श० ७१२२, गुणमहतां महते 
गुणाय योगः-कि० १०।२५, (वां) योगस्तडित्तो- 
यदयोरिवास्तु - रघु० ६1६५ 3. संपर्कं स्पर्श, संबंध 
-- तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुखैनिषिञ्चन्तमिवा 
मृतं त्वचि -रघु० ३१२६ 4. काम में लगाना, प्रयोग, 
इस्तेमाल--एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ 
--मनु० ९1१०, रघु० १०।८६ 5. पद्धति, रीति, क्रम, 
साघन--कथायोगेन बुध्यते-हि० १, 'बातचीत के क्रम 
में, 6. फल, परिणाम (अधिकतर समास के अन्त में 
या अपा० के साथ) - रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं 
संचिनोति--श० २1१४, कु० ७।५५ 7. जुआ 8. वाहन, 
सवारी, गाड़ी 9. जिरहबख्तर, कवच 10. योग्यता, 
औचित्य, उपयुक्तता 11. व्यवसाय, कार्य, व्यापार 
12. दाव-पेंच, जालसाजी, कूट चाळ 13. तरकीब, 
योजना, उपाय 14. कोशिश उत्साह, परिश्रम, 
अध्यवसाय--मनु० ७४४ 15. उपचार, चिकित्सा 
16. इन्द्रजाल, अभिचार, मंत्रयोग, जादू, जादू- 
टोना 17. लब्धि, अवाप्ति, अभिग्रहण 18. धन 
दौलत, द्रव्य 19. नियम, विधि 20 पराश्रय, संबंध, 
नियमित आदेश या संयोग, एक शाब्द की दूसरे शब्द 
पर निर्भरता 21. निवंचन, या अर्थ की दृष्टि से 
शब्द व्युत्पत्ति 22. शब्द के नि्वंचनमूलक अर्थ 
(विप० रूढि) 23. गंभीर भावचिन्तन, मन का 
संकेन्द्रीकरण, परमात्मचिन्तन, जिसे योगदर्शन में 
'चित्तवृत्तिनिरोध' कहते हैं,-सती सती योगविसृष्ट- 
देहा-कु० १1२१, योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌--रघु० १।८ 
24, पतंजलि द्वारा स्थापित दर्शन पद्धति जो सांख्य 
दर्शन का ही दूसरा भाग समझा जाता हे, परन्तु 
व्यवहारतः यह एक पृथक्‌ दर्शन है (योगदर्शन का 
मुख्य सिद्धांत उन उपायों की शिक्षा देना हे जिनके 


द्वारा मानव आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में मिल 
जाय और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाय । इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंभीर भावचिन्तन ही 
मुख्य साधन बताया गया है, इस प्रकार के योग या 
मन के संकेन्द्रीकरण कें समुचित अभ्यास के लिए 
विस्तार के साथ नियमों का प्रतिपादन किया गया 


. हैं) 25. (अंक में) जोड़, संकलन 26. (ज्योति० में) 


संयुक्ति, दो ग्रहों का योग 27. तारापुंज 28. विशेष 
प्रकार का ज्योतिषीय समय-विभाग (इस प्रकार के 
बहुधा २७ योग गिनाये गये हैँ) 29. किसी नक्षत्र 
पुंज का मुख्य तारा 30 भक्ति, परमात्मा की पवित्र 
खोज 31. भेदिया, गुप्तचर 32. द्रोही, विश्वास- 
घाती । सम०- अंगम्‌ योग की प्राप्ति के साधन 
(यह गिनती में आठ हैं, नामों के लिए दे० यम 5.) 
आचारः 1. योग का अभ्यास या पालन 2. बुद्ध 
के उस संप्रदाय का अनुयायी जो केवल विज्ञान या 


प्रज्ञा के शाश्वत अस्तित्व को ही मानता है,--,आचार्यः, 
1. जादू का शिक्षक 2. योग दरशन का अध्यापक, 
--आधमनम्‌ जालसाजी से भरी बन्घकावस्था--मनु० 
८।१६५,--आरूढ (वि० (सूक्ष्मभावचिन्तन में निमग्न, 
आसनम्‌ सूक्ष्मभावचिन्तन के अनुरूप अंग-स्थिति, 
इन्द्रः, -ईञ्ञः,_ ईश्वरः 1. योग में निष्णात या 
सिद्धहस्त 2. जिसने अलौकिक शक्ति सम्पादन कर 
ली है 3. जादूगर 4. देवता 5. शिव का विशेषण 
6. याशवल्क्य का विशेषण, - क्षेमः1. सामान की 
सुरक्षा, संपत्ति को देखभाल .2. दुर्घटनाओं से 
संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए शुल्क, बीमा 
3. कल्याण, कुशलक्षेम, , सुरक्षा समृद्धि तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌--भग० ९।२२, 
मुग्धाया मे जनन्या योगक्षेमं वहस्व--मालवि० ४ 
4. संपत्ति, लाभ, फायदा (-पुं०, नपुं० द्विश व०, 
--मौ,- मे, नपुं० ए० व०- भम्‌) (संपत्ति का) 
भिग्रहण और प्ररक्षण, उपलब्धि और सुरक्षा, पुराने 
का प्ररक्षण तथा नूतन का अभिग्रहण (जो पहले से 
अप्राप्त हो) अळम्यलाभो योगः स्यात्‌ क्षेमो लब्धस्य 
पालनम्‌  दे० याज्ञ १।१०० और उस पर मिता०, 
- चूर्णम्‌ जादू का चूर्ण, जादू की शक्ति वाला चूरा,- 
कल्पितमनेन योगचूण मिश्रितमोषधं चन्द्रगुप्ताय--मुद्रा० 
२,--तारका,--तारा नक्षत्रपुंज का मुख्य तारा,-दानम्‌ ` 
1. योग के सिद्धांतों का संचारण 2. जालसाजी से 
युक्त उपहार,-- धारणा सतत भक्ति, अनवरतभजन 
-- नाथ: शिव का विशेषण,--निद्रा अर्धचिन्तन और 
अधेनिद्वित अवस्था, जागरण और निद्रा के मध्य की 
स्थिति अर्थात्‌ लघुंनिद्रा--योगनिद्रां गतस्य मम-पंच० 
१, हि० ३७७५, भर्तु० ३४१ 2. युग के अन्त में 


( ८४० .) 


विष्णु की निद्रा --रघु० १०।१४, १३६, --पट्टम्‌ 
भावसमाधि के अवसर पर संन्यासियों द्वारा पहना 
जाने वाला वस्त्र जो पीठ से लेकर घुटनों तक शरीर 
को ढक लेता हुँ,-पतिः विष्णु का विशेषण,-- बलम्‌ 
1. भक्ति की शक्ति, भावचितन की शक्ति, अलौकिक 


शक्ति 2. जादू की शक्ति,--माया 1. योग की जादू | 


जेसी शक्ति 2. ईश्वर की सर्जन शक्ति जिससे कि 
देवता के रूप में मूतं धरा की रचना की जाती है 
(भगवतः सर्जनार्था शक्तिः) 3. दुर्गा का नाम,--रङ्कः 
नारंगी, खूढ (वि०) वह शब्द जिसके निर्वचनमूलक 
अर्थ भी हैं, साथ ही उसका विशेष परंपरागत अर्थ 
है, उदा० 'पंकज' इसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ हैं 
कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ 
परन्तु प्रचलन या परंपरा के प्रयोगानुसार इसका 


अर्थ 'कीचड में उत्पन्न किसी वस्तु - अर्थात्‌ कमल | 


में प्रतिबद्ध हो जाता हैं, तु० 'आतपत्र' छतरी, 
~ रोचना एक प्रकार का जादू का लेप जिसके लगाने 
से मनुष्य अदृश्य और अभेद्य हो जाता है तेन च 
परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता-मुच्छ० ३,--वतिका 
जादू का लॅम्प या बत्तो,--वाहिन्‌ (पुं०, नपुं०) 
ओषधियों को मिलाने का माध्यम--उदा० शहद 
- नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु - सुश्रु ०, 
¬ बाही 1. रेह, सज्जी 2. मधु 3. पारा,--विक्रयः 
धोखे की बिक्री,- विद्‌ (वि०) योग का जानकार 
(पुं०) 1. शिव. का विशेषण 2. योगाभ्यासी 3. योग- 
सिद्धांतों का अनुयायी 4. जादूगर 5. दवाइयों के बनाने 
वाला, - विभागः बहुधा एक स्थान पर जुड़े हुओं को 
अलग-अलग करना, विशेषतः सूत्र के शब्दों को अलग 
अलग करना, एक ही नियम के दो तीन टुकड़े करना 
(महाभाष्य में पतंजलि ने इसका बहुत प्रयोग किया 
हे-उदा० अदसो मात्‌ पा० ११।१२),- झास्त्रम्‌ 
योगदशेन,--समाघिः आत्मा का गूढ़ भावचिन्तन में 
लीन होना --तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना 
रघुः--रघु० ८।२४, योगविधि ८।२२, - सारः सब 
रोगों की एक दवा, रामबाण, सर्वव्याधिहर, सेवा 
भावचितन का अभ्यास करना । 

योगिन्‌ (वि०) [ युज्‌ +धिनुण्‌, योग-इनि वा ] 1. से 
युक्त, या सहित 2. जादू की शक्ति से युक्‍त, पृं० 
1. चिन्तनशील महात्मा, भक्त, सन्यासी - सेवाधर्मः 
परमगहनो योगिनामप्यगम्यः --पंच० १।२८५, बभूव 
योगी किल कार्तवीर्यः--रघु० ६1३८ 2. जादूगर, 
ओझा, बाजीगर 3. योगदर्शन के सिद्धांतों का अनुयायी, 
-नी 1. जादूगरनी, अभिचारिका, ओझाइन, मायाविनी 
2. भक्तिनी 3. शिव या दुर्गा की सेविकाओं की 
टोली (यह गिनती में आठ माने जाते हे) । 


योगेष्टम्‌ (नपुं०) सीसा, रांग 1 

योग्य (वि०) [योगमहेति यत्‌, यृज्‌+-ण्युत्‌ वा] 1. लायक, 
उचित, उपयुक्त, योग्यता-प्राप्त योग्यो ऽयं दुश्यते 
नरः 2. योग्य, उपयुक्त, योग्यताप्राप्त, सक्षम, अह 
(अधि संप्र०, संबं० के साथ तथा समास में प्रयुक्त) 
3. उपयोगी, सेवा करने के योग्य 4. योग या भाव- 
चिन्तन के योग्य,--ग्यः युक्ति या तरकीबों का कल- 
यिता,--ग्या 1. अभ्यास, व्यवहार--अपरः प्रणिघान- 
योग्यया मरुतः पंचशरीरगोचरान्‌ - रघु० ८1१९, इसी 
प्रकार 'मानयोग्या' काव्या २।२४३, धनुर्योग्या 
अस्त्रयोग्या आदि 2. सैनिक कवायद, अम्यास,-ग्यम्‌ 
1. सवारी, गाड़ी, वाहन 2. चन्दन की लकड़ी 3, रोटी 
4. दूध । 

योग्यता [योग्य --तल्‌--टाप्‌] 1. सामर्थ्यं, सक्षमता, - न 
युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसः-- रामा 
2. अनुरूपता, औचित्य 3. समुपयुक्तता 4. (न्या० में) 
ज्ञान को अनुरूपता या संगति, शब्दों द्वारा संकेतित 
वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की असंगति का अभाव 
-~-उदा० 'अग्निना सिंचति’ में योग्यता नहीं है, इसकी 
परिभाषा यह हैं : -- एकपदार्थऽपरपदार्थसंसर्गो योग्यता 
त° कौ०। 

योजनम्‌ [युज्‌ भावादौ ल्युट्‌] 1. जोड़ना, मिलाना, जोतना 
2. प्रयोग करना, स्थिर करना 3. तैथारी, व्यवस्था 
4. व्याकरणसम्मत रचना, शाब्दान्वय 5. आठ यानौ 
मील अथवा चार कोस की दूरी की माप--न योजन- 
शतं दूर वाह्यमानस्य तृष्णया-हि० १1१४६ 
6. उत्तेजित करना, भड़काना 7. मन का संकेन्द्रीकरण, 
भाव (ऱ्ऱ्योग),- ना 1. संगम, मिलाप, संबंध 
2. व्याकरणसंमत शब्दान्वंय“-१ सम०--गन्धा 
1. कस्तुरी 2. व्यास की माता सत्यवती । 

योत्रम्‌ दे० योक्त्रम्‌ । 

योघः [युध्‌ +-अच्‌] 1. योद्धा, सैनिक, लड़ाकू, . सहास्मदी- 
येरपि योधमुख्ये: -महा० 2. संग्राम, लड़ाई। सम 
-अगारः,--रम्‌ सनिकों का निवास, सैन्यावास, 
बारक, - धर्म: सँतिकों का कानून, सेन्यविधि या 
नियम, संरावः लडाक्‌ सिपाहियों की पारस्परिक 
ललकार, आह्वान । 

योधनम्‌ [युध्‌ भावे त्युट्‌] संग्राम, लड़ाई, मुठभेड । 

योधिन्‌ (१०) [युघ--णिनि] योद्धा, सिपाही, लड़ाकू । 

योनिः (पुं०,स्त्री०) [यु--नि] 1. गर्भाशय, बच्चेदानी, 
भग, स्त्रियों की जननेन्द्रिय 2. जन्मस्थान, मूलस्थान, 
उद्गम, मूल, जननात्मक कारण, निर, फौवारा 

सा योनिः सर्ववेराणां सा हि लोकस्य निकृतिः ` 

उत्तर० ५।३०, कु० २।९, ४।४३, उत्पन्न ग्रा उदित 
के अर्थं में प्रयोग आय: समास के अन्त में---भग० 


( ८४१ ) 


५२२ 3. खान 4. आवास, स्थान, भाजन या पात्र, | 


आसन, आधार 5. घर, मांद 6. कुल, गोत्र, वंश, 
जन्म, अस्तित्व का रूप --जैसा कि “मनृष्ययोनि, पक्षि”, 
पशु” आदि 7. जल । सम०--गुणः जन्मस्थान या 
गर्भाशय का गुण,--ज (वि०) गर्भाशय से जन्म लेने 
वाला, जरायुज,--देवता पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, -अंशः 
बच्चेदानी का अपने स्थान से हट जाना,--रज्जनम्‌ 
रज:स्राव, - लिंगम्‌ भगांकुर, चिकु,--संकरः अवैध 
अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न वर्ण संकर जाति । 

योनी दे० योनि:। 

योपनम्‌ [युप+-ल्युट्‌] 1. मिटाना, विलुप्त करना 2. कोई 
वस्तु जिससे मिटाया जाय 3. विकलता, घबराहट 
4. उत्पीडन, अत्याचार, ध्वंस । 


योषा, योषित्‌ (स्त्री), योषिता [यौति मिश्रीभवति-य्‌ 
ज-सञ-डाप्‌, योषति पुमांसम्‌ - यृष्‌+इति,' योषित्‌ 
जर्‌] स्त्री, लड़की, तरुणी, जवान स्त्री-गच्छन्तीनां 
रमणवसति योषितां तत्र नक्तं--मेघ० ३७, शि० 
४४२, ८।२५। 
यौक्तिक (वि०) (स्त्री०--को) [युक्तित आगतः -ठक्‌] 
* 1. उपयुक्त, योग्य, उचित 2. तर्क संगत, तर्क या 
हेतु पर आधारित 3. त्यं, अनुमेय 4. प्रचलित, 
प्रथानुकूल,.- कः राजा का आमोदप्रिय साथी--तु ० 
“नर्मसचिव । 
यौगः | योग+-अण्‌] योगदशंन के सिद्धान्तों का अनुयायी । 
यौगपद्यम्‌ [युगपद्‌ ष्यञ्ञ्‌] समकालिकता, समसाम- 
यिकता । 
यौगिक (वि०) (स्त्री की) [योग+-ठक्‌] 1. उपयोगी, 
सेवा के योग्य, उचित 2. प्रचलित 3. व्युत्पन्न, 
निर्वचनमूलक, शब्दव्यृत्पत्ति के अनुरूप (विप० रूढ 
या परम्परागत) 4. उपचार परक 5. योग संबंधी, 
योग से व्युत्पन्न । 
यौतक (वि०) (स्त्री०--को) [युते विवाहकाले अधिगतं 
वुण्‌] किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति जिस पर उसका 
एकान्ततः अपना ही अधिकार हो, ऐसी सम्पत्ति जिस 
पर यथार्थतः उसका ही एकमात्र अधिकार हौ 
ना विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रत्च यौतक?---याज्ञ ० 


२।१४९- कम्‌ 1. निजी सम्पत्ति 2. स्त्री का दहेज 
स्त्रीधन (विवाह के अवसर पर कन्या को उपहार में 
दिया गया धन) --मातुस्तु यौतक यत्‌ स्यात्‌ कुमारी 
भाग एव सः - मनु० ९१३१ । 

योतवम्‌ [यु--तु--योतु +-अण्‌] एक प्रकार की माप । 

यौष (वि०) (स्त्रो० - घी) [योध--अण्‌] लड़ाकू, लड़ने- 
वाला । 

यौन (वि०) (स्त्री०-नी) [योनितः योत्ति संबन्धात्‌ वा 
आगतम्‌ --अण्‌] 1. सोदर 2. वैवाहिक, विवाह संबंधी 
-र्‍मनु० २।१०,--नम्‌ विवाह, वेवाहिक सम्बन्ध 
--मनु० ११॥१८० | 

यौवतम्‌ [युवतीनां समूह:--अण्‌] तरुणियों या जवान 
स्त्रियों का समूह-- अवघृत्य दिवोऽपि यौवतैने सहा- 
घीतवतीमिमामहम्‌--नैव० २1४१ 2. तरुणी स्त्री 
का गुण (सौन्दर्य आदि) तरुणी स्त्री होने की अवस्था 
--अहो बिबुधयोवतं वहसि तन्वि पृथ्वीगता--गीत० 
१०, (सुरसुन्दरी रूपम्‌) । 

यौबनम्‌ [यूनो भावः अण्‌] 1. जवानी (आलं० से भी) 
तारुण्य, तरुणाई, वयस्कता- मुर्घत्वस्य च यौवनस्थ 
च सखे मध्ये मधुश्री: स्थिता---विक्रम्‌० २।७, 
योवनेऽम्यस्तविद्यानाम्‌ - रघु० १।८, ६।५० दिन- 
यौवनोत्थान्‌--१३।२० 2. जवान व्यक्तियों का 
विशेष कर तरुणियों का समूह । सम०- अन्त (वि०) 
जवानी में समाप्त होने वाला, लंबी जवानी होना 
कु० ६1४४,--आरम्भः जवानी का उभार, खिलती 
हुई जवानी,-दपेः 1. जवानी भरा अभिमान 2. जवानी 
मं सहजसुलभ अविवेक,--लक्षणम्‌ 1. जवानी का चिह्न 
2. आकर्षण, लावण्य 3. स्त्रियों के कुच । 


| योवनकम्‌ [यौवन्‌+- कन्‌ | जवानी । 

यौवनाइवः [युवनाइव--अण्‌ ] युवनाइव का पुत्र मान्धाता । 

योवराज्यम्‌ [युवराज+-ष्यञ्ग्‌] युवराज का पद या 
अधिकार, यौवराज्येऽभिषिक्तः, (युवराज पद का 
मुकुट घारण किये हुए) । 

योष्माक (वि०) (स्त्री2--की), यौष्माकीण (वि०) 
[युष्मद्‌ +-अण्‌, खडा, वा, युष्माक आदेशः] तुम्हारा, 
आपका । 


रः [राड] 1. अग्नि 2. गर्मी 3. प्रेम, इच्छा 4. चाल, 
गति । 


रंह, (स्वा पर० रंहति) हिलना--जुलना, वेग 


र 


१४९८, प्रेर०- (रंहयति--ते--कुछ के अनुसार 
चुरा० उभ०) 1. जल्दी से चलाना, प्रेरणा देना 
2. बहाना 3. जाना 4. बोलना । 


से चलना, जल्दी करना--न ररंहाइवकुंजरम्‌--भट्टि० । रंहृतिः (स्त्री०) [रंह -श्तिप्‌] चाल, वेग । 


१०६ 


( ८४२ ) 


रंहस्‌ (पुं०) [रंह +-असुन्‌, हुक्‌ च] 1. चाल, वेग, 
रघु० २।३४ शि० १२।७, कि० २।४० 2. आतुरता, 
प्रचण्डता, उत्कटता, उग्रता । 

रक्त (भू० क० कू०) [स्ञ्ज्‌ करणे क्तः] 1. रंगीन, रंगा 
हुआ, हलके रंग वाला, रंग लिप्त--आभाति बालात- 
परक्तसानु: -रघु० ६।६० 2. लाल, गहरा लाल रंग, 
लोहितवण, सांध्यं तेजः प्रतिनवजवापुष्परक्तं दघानः 
मेघ० ३६, इसीप्रकार रक्ताशोक, रक्तांशुक आदि 
3. मुग्ध, सानुराग, अनुरक्त, प्रेमासक्त--अयमैन्द्री- 
मुखं पश्य रक्तरचुम्बति चन्द्रमा:--चन्द्रा० ५।५८ 
(यहां यह द्वितीयाथ भी रखता हैँ) 4. प्रिय, वल्लभ 
5. सुहावना, आकर्षक, मधुर, सुखद - श्रोत्रेषु संमूछेति 
रक्तमासां गीतानुगं वारिमुदङ्गवाद्यम्‌-रघु० १६।६४ 
6. खेल का शौकीन, खिलाड़ी, क्रीडाप्रिय,- क्तः 1. 
लाल रंग 2. कुसुम्भ,--क्ता 1. लाख 2. गुंजा का 
पौषा,--क्तम्‌ 1. रुधिर 2. तांबा 3. जाफरान 4. 


सिन्द्रर। सम०--अक्ष (वि०) 1. लाल आँखों वाला 
2. डरावना (-क्षः) 1. भसा 2. कबूतर,--अंकः 
मूँगा,--अंगः 1. खटमल 2. मङ्गलग्रह 3. सूर्यमण्डल 
या चन्ब्रमण्डल,--अधिमंथः आंखों की सूजन - अंबरम्‌ 
लाल वस्त्र (--रः) गेरुआ वस्त्रधारी परिव्राजक, 
—-अर्बुदः रसोली,---अशोकः लाल फूलों वाला अशोक 
वृक्ष-~-मालवि० ३॥५,--आधारः चमड़ी, खाल, 
आभ (वि०) लाल दिखाई देने वाला,- -आशयः 
एक प्रकार का आशय जिसमें रुधिर रहता है तथा 
जिससे निकलता रहता है (हृदय, तिल्ली और जिगर 
आदि ) ,--उत्पलसम्‌ छालकमल,-- उपलम्‌ गेरु, लाल 
मिट्टी,--कण्ठ, -कण्ठिन्‌ (वि०) मधुरकण्ठवाला 
(पुं) कोयल -- कंदः,--कंदलः मूंगा,--कमलम्‌ 
लाल कमल - चन्दनम्‌ 1. लाल चन्दन, जाफरान, 
केसर,--चूणम्‌ सिन्दूर,--छदिः (स्त्रीश) रुघिर की 
के करता,-जिह्नः सिह,--सुण्डः तोता, दृश (पुं०) 
कबूतर,--घातुः 1. गेरु या हरताल 2. तांबा--पः 
पिशाच, भूत-प्रेत,--पल्लवः अशोकवृक्ष,- पा जोक 
वातः नरहत्या,--पाद (वि०) लाल पैरों वाला, 
(-दः) 1. लालपेरों का पक्षी, तोता 2. युद्धरथ 3. 
हाथी,--पायिन्‌ (पुं) खटमल,--पायिनो जोक, 
-पिण्डम्‌ 1. लाल रंग की फुन्सी 2. नाक और 
मुंह से रक्तस्राव होना,- प्रमेहः मूत्र के साथ रक्त 
का निकलना, -भवम्‌ मांस, - मोक्षः, मोक्षणम्‌ 
रुधिर निकलना, बटी,-बरटी चेचक,- वर्गः 1. 
लाख 2. अनार का पेड़ 3. कुसुम्भ,- वर्ण (वि०) 
लाल रंग का (भः) 1. लाल रंग 2. बीरबहुटी 
नामक कीड़ा (-णेभ्‌) सोना, - वसन, - वासस्‌ 
(वि०) लाल रंग की वश भूषा धारण किये हुए, 


सारस,--शासनम्‌ सिन्दूर,-- शीर्षक: एक प्रकार का 
सारस,- सन्ध्यम्‌ लाल कमल,-सारम्‌ लाल चन्दन । 

रक्तक (वि०) [रक्त+-कन्‌] 1. लाल, 2. सानुराग, 
अनुरक्त, स्नेहील 3. सुहावना, विनोदग्रिय 4. रक्त- 
रंञ्जित-कः 1. लाल रंग की वेशभूषा 2. सानुराग 
व्यक्ति, श्वृद्धार-प्रिय पुरुष 3. खिलाड़ी । 

रक्तिः (स्त्री०) [रञ्ज्‌ विश्वन्‌] 1. सुहावनापन, प्रियता, 
आकर्षण, लावण्य 2. आसक्ति, स्नेह, निष्ठा, भक्ति । 

रक्तिका [रक्ति+-कन्‌+-टाप्‌] गुंजा का पौधा या इसका 
बीज जो तोलने (एक रत्ती) के काम आता है । 

रक्तिसन्‌ (पुं०) रक्त-इमनिच्‌] ललाई । 

रक्ष (भ्वा० पर० रक्षति, रक्षित) 1. रक्षा करना, 
चौकीदारी करना, देखभाल करना, पहरा देना, 
(पशु आदि) पालना, राज्य करना, (पृथ्वी पर) 
शासन करना--भवानिमां प्रतिकृति रक्षतु--श० ६, 
ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणांक इति 
“श० ११३ 2. सुरक्षित रखना, (भेद) न खोलना 
-र्‍हेस्यं रक्षति 3. सन्धारण करना, बचाना, बचा 
कर रखना (बहुधा अपा० के साथ) अलब्धं चैव 
लिप्सेत रूब्घं रक्षेदवक्षयात्‌--हि० २1८, आपदर्थे 
घनं रक्षेत्‌--हि० १४१, रघु० २५०, ११।७७ 
4. टालमटूल करना- मुद्रा» १।२, (अभि, परि, 
सम्‌ आदि उपसर्ग जोड़ने पर इस घातु के अर्थो नें 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता) । 

रक्षक (वि०) (स्त्री-क्षिका) [ रक्ष्‌-+प्वुल ] चौकसी 
रखने वाला, रक्षा करने वाला--कः रखवाला, अभि- 
भावक, चोकीदार, पहरेदार । 

रक्षणम्‌ [ रक्ष्‌ ञ-ल्युट्‌ ] रक्षा करना, बच्राव, संधारण, 
चौकसी, देखभाल आदि ('रक्ष्णम्‌' भी) -- णी रास, 
लगाम,। 

रक्षस्‌ (नपुं०) [ रक्ष्यतेहविरस्मात्‌, रक्ष्‌.+ असुन्‌ ] भूत-प्रेत 
पिशाच, भूतना, बैताळ---चतुदेश सहस्राणि रक्षसां 
भीमकर्मणाम्‌, त्रयश्च दूषणखरत्रिमूर्घानो रणे हता:-- 
उत्तर० २।१५। सम०--ईश्ञः,-नाथः रावण का 
विशेषण -- जननी रात्रि,-सभम्‌ राक्षसों की सभा । 

रक्षा [रक्ष--भावे अ+-टाप्‌ ] 1. वचाव, संधारण, चौकसी 
मयि सृष्टिहि लोकानां रक्षा युष्मा स्ववस्थिता--कु० 
२।२८,खि० १८।३१,श० १।१४,रधु० २४, मेघ० ४३ 
2. देखभाल, सुरक्षा 3. चौकसी, पहरा 4. ताबीज या 
गण्डा, परिरक्षी, जैसे कि नीचे "रक्षाकरण्ड में 5. अभिः 
भावक देवता 6. भस्म, राख 7. रक्षाबन्धन, पहुँची 
(विशेषकर श्रावण पूर्णिमा के दिन कलाई में बांधी 
जाने वाली रेशम या सूत की डोरी) ताबीज या गण्डे 
के रूप में ( इस अर्थ म 'रक्षी' शब्द भी प्रयुक्त है) । 
सम०--अधिकृतः जिसे प्ररक्षण या अधीक्षण कार्य 


( ८४३ ) 


सुपुर्द किया गया है, अधीक्षक या शासक अथवा राज्य- 
पाल 2. दण्डनायक, मजिस्ट्रेट 3. मुख्य आरक्षाधिकारी 
अपेक्षकः 1. कुली, द्वारपाल 2. अन्तःपुर का पहरेदार 
3. गांडू, लौंडा 4. नाटक का पात्र अभिनेता,-करण्डः 
--करण्डकम्‌ तबीज की डिबिया, गण्ड, जादू की 
डिबिया-अहो रक्षाकरण्डकमस्य मणिवन्धे न दृश्यते 
~ श°० ७,-गृहस्‌ प्रसूति का गृह,--रक्षागृहगता दीपाः 
प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌--रघु० १०५९,--पात्र: एक 
प्रकार का भोजपत्र,-पाल:,--पुरुषः पहरेदार, चौकी- 
दार, प्रारक्षी,-ग्रदीपः वह दीपक जो भूत प्रेत से बचाव 
के लिए जलता हुआ रखा जाता हैँ, भूषणम्‌, मणि, 
रत्नम्‌ एक प्रकारका आभूषण जो ताबीज की 
भांति भूत प्रेतादि की बाधा से बचाव के लिए पहना 
जाता हैं । 


रक्षितृ, रक्षिन्‌ (वि०) [ रक्षू--तृच्‌, णिनि वा ] बचाने 


वाला, चौकसी करने वाला, राज्य करने वाला -नै० 
१।१ (पुं०) 1. रक्षा करने वाला, संरक्षक, बचाने वाला 
2. चौकीदार, सन्तरी, प्रारक्षी--अये पदशब्द इव मा 
नाम रक्षिण:--मृच्छ ० ३। 


: | छंघति ज्ञानसौमानं प्राप्नंति--लंघ्‌--कु, न लोपः, 


छस्य र: ] एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, दिलीप का पुत्र 
और अज का पिता (ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 
नाम रघु (रघू या रन्घ्‌ >।जाना ) इस कारण पड़ा हो 
क्योंकि इसके पिता ने यह पहले ही जान लिया कि यह 
लड़का विद्या के हीं पार नहीं जायगा अपि युद्ध में 
अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देगा-तु० रघु० ३।२१ 
अपने नाम की सार्थकता के अनुसार उसने दिग्विजय 
आरम्भ किया, समस्त ज्ञात भूमण्डल का चक्कर लगाया 


और कीति तथा विजयोपहार के साथ वापिस आया ।. 


आ कर उसने विश्वजित्‌ यज्ञ का आयोजन किया और 
दक्षिणा में ब्राह्मणों को सर्वस्व दे डाला, तथा अज को 
अपने राज्यं का उत्तराधिकारी घोषित किया) । ' सम० 
नन्दनः,--नथः-पतिः-शरष्ठः-सिहः राम के विशेषण । 


रङ्कः (वि०) [रमते तुष्यति -रम्‌+क] 1. अघम, दरिद्र 


भंगता, अभागा, दयनीय 2. मन्थर,-कः भिखारी. मन्द- 
भाग्य, भूखा, क्षुघातं, भुखमरा--प्रेतर ड्रः --मा ५1१६, 
बुभुक्षित या “भुखमरी आत्मा” पञ्च० १।३५४। 


रङ्कुः [ रम्‌+-कु | हरिण, कुरङ्ग, कृष्णसार मूग -ने० 


२।८३। 


रङ्कः रन्ज्‌ भावे घडा, ] 1. रङ्ग, वर्ण, रङ्गने का-मसाला 


रङ्गलेप या रोगन 2. रङ्गमंच, नाटचशाला, नाट्यगृह 
अखाड़ा, सार्वजनिक आमोदस्थली--जैसा कि रङ्ग- 
विघ्नोपशान्तये -सा० द० २८१ 3. सभा-भवन, 
श्रोतुवर्ग--अहो रागबद्धचि्तवृत्तिरालिखितः इव सर्वतो 
रङ्ग:--श० १, रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी 


यथा नृत्यात्‌, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतंते 
प्रकृतिः शर्व” 5. रणक्षेत्र 6. नाचना, गाना, 
अभिनय 7. आमोद, मनोविनोद 8. सुहागा 9. स्वर का 
अनुनासिक उच्चारण-सरंगम्‌ कम्पयेत्कंपम्‌ रथीवेति 
निदशनम्‌-सिक्षा० ३०, इसी प्रकार २६, २७,२८, 
= गः- गम्‌ रांग, टिन । सम०--अद्भुणम्‌ अखाड़ा, 
नाचधर,--अवतरणम्‌ 1. रङ्गमंच पर प्रवेश 2. अभि- 
नेता या नाटयपात्र का व्यवसाय,-अवतारकः-अवतारिन्‌ 
(पुं० अभिनेता, नाटक का पात्र,--आजीवः 1. अभिनेता 
2. चित्रकार, इसी प्रकार,-- उपजीविन्‌ (पुं०),-कारः 
~ जीवकः चित्रकार, रंगवेपक.---चुरः 1. अभिनेता, 
नाटक का पात्रं 2. वाम्मी,-- जम्‌ सिन्दूर, देवता 
क्रीड़ा तथा सार्वजनिक आमोद प्रमोद की अधिष्ठात्री 
देवता,-द्वारम्‌ 1. रङ्गशाला का द्वार 2. किसी नाटक 
का मंगलाचरण या प्रस्तावना,-भूतिः (स्त्री ०) आश्विन 
मास की पूर्णिमा की रात,-भूमिः (स्त्री) 1. रङ्गमंच, 
नाट्यशाला 2. अखाड़ा, रणक्षेत्र,- मंडपः रङ्गशाला, 
भातु (स्त्री) 1. लाख, लाळरङ्ग, महावर, इसे 
पैदा करने वाला कीड़ा 2. कुटनी, दूती,-बस्तु (नपुं०) 
रङ्गलेप,-- बाटः अखाड़ा, बाड़ा जहाँ नाटक नाच आदि 
होते हों;-शाला नाचघर, नाट्यगृह, नाटकघर । 


रन्ध्‌ (भ्वा० उभ० रन्धति-ते) 1. जाना 2. शीघ्र जाना, 
जल्दी करना-द्वारम्‌ ररन्घतुर्याम्यम्‌-भट्रि० १४१५ । 

रच्‌ ( चुरा० उभ० रचयति-ते ,रचित ) 1. व्यवस्थित 
करना, सज्जित करना, तैयार करना, बना लेना, रचना 
करना-पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्मा- 
दिभिः-अमरु ४०,रचयति शयनं सचकितनयनम्‌-गीत० 
५ 2. बनाना, रूप देना, कार्यान्वित करना, रचना करना 
पैदा करना-मायाविकल्परचितैः स्यंदर्न--रघु० १३।७५, 
माधुर्यं मधु्बिदुना रचयित्‌ं क्षारांब॒ुधेरीहते--भर्तु ° 
२।६, मोलो वा रचयांजलिम्‌- वेणी० . ३४० 
3. लिखना, रचना करना, (किसी कृति आदि को) 
एकत्र करना-अश्वधाटीं जगन्नाथो विश्वहद्यामरीरचतू- 
अइ्व० २६, श० ३।१५ 4. रखना, स्थिर करना, 
जमाना-रचयति चिकुरे कुरबककुसुमम्‌-गीत० ७, कु० 
४1१८, ३४, श० ६1१७ 5. अलंकृत करना, सजावा 
मेघ० ६६ 6. (मन को) लगाना,--आ-_,व्यवस्थित 
करना, वि--, 1. व्यवस्थित करना 2. रचना करना 
3. कार्यान्वित करना, पैदा करना, बनाना--मेघ ० ९५, 
भामि० १।३० । 

रचनम्‌--ना [ रच्‌--यूच्‌, स्त्रियां टाप्‌ [ 1. व्यवस्था, 
तैयारी, विन्यास--अभिषेके, सगीत” आदि 2. बनाना 
सर्जन करना, उत्पन्न करना--अन्यैव कापि रचना 
वचनावलीनां--भामि० १।६९, इसी प्रकार--भुकुटि 
रचना--मेघ० ९५ 3. सम्पन्नता, पुति, निष्पत्ति, 


( ८४४ ) 


कार्यान्वयन--कुरु मम वचनं सत्वररचनम्‌--गीत० 
५, रघु० १०1७७ 4. साहित्यिक रचना या सृजन, 
निर्माण, संरचना--संक्षिप्ता वस्तु रचना--सा० द० 
४२२ 5. बाल संवारना 6. संन्यव्यूहून 7. मन की 
सृष्टि, कृत्रिम उद्धावना । 

रजः दे० रजस्‌ । 

रजकः [ रज्ज्‌+पण्वुलू, नलोपः ] धोबी । 

रजका,-की [ रजक-+-टाप्‌, डीष्‌ वा ] घोबन । 

रजत (वि०) | रन्ज्‌+-अतच्‌, नलोपः ] 1. चांदी के रंग 
का, चाँदी का बना हुआ 2. उज्ज्वल--तम्‌ 1. चाँदी 
शुक्तौ रजतमिदमिति ज्ञानं ञ्रमः - कि० ५४१, 
नै० २२५२ 2. स्वर्ण 3. मोतियों का आभूषण या 
माला 4. रुधिर 5. हाथी दाँत 6. नक्षत्रपुंज, तारा- 


समूह । 

रजनिः,-नी (स्त्री०) [ रज्यतेऽत्र, रञ्ज्‌-कनि वा डीप्‌ ] 
रात-हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरा- 
मम्‌--गीत० ५ संम० ` करः चन्द्रमा - चरः रात 
को घूमने वाला, पिशाच, बेताल,--जलम्‌ ओस, घुन्घ, 
--पति:,--रगणः चन्द्रमा,--मुखन्‌ सन्ध्या, सायं- 
काल । 

रजनिमन्य (वि०) (वह दिन) जो रात जैसा बीते या 
रात जैसा दिखाई दे-भट्टि० ७१३ । 

रजस्‌ (पुं०) [रञ्ज्‌ +-असुन्‌, नलोपः] 1. घूर, रेणु, गर्द-- 
घन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति -श० ७।१७, 
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंधनीयाः -१।८, रघु० १। 
४२, ६1३२ 2. फूल की रेणु या पराग - भूयात्कृशे- 
शयरजोमृदुरेणुरस्याः (पंथाः) --श० ४।१०, मेघ० 


३३,६५ 3. सूर्य किरणों में फैले हुए कण, कोई भी | 


छोटा सा कण -तु० मनु० ८।१३२, याज्ञ० १।३६२ 


4. जुती हुई भूमि, कृषियोग्य खेत 5. अन्धकार, | 
अन्घेरा 6. मलिनता, आवेश, संवेग, नैतिक या मान- ! 
सिक अन्घकार--अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपिर- | 


जोनिमीलिताः रघु० ९।७४ 7, सब प्रकार के भौतिक 


द्रब्यों के घटक गुणों अथवा तीन गुणों में से दूसरा | 


(दूसरे दो गुण हैं सत्व और तमस्‌, जीवजन्तुओं 


में बडी भारी क्रियाशीलता का कारण 'रजस्‌' : 


समझा जाता हुँ, यह गुण मनुष्यों में बहुतायत से 
पाया जाता हें जैसे कि देवताओं में सत्त्व तथा राक्षसों 
में तमस्‌ पाया जाता हैं), अन्तर्गतमपास्तं में रजसोऽपि 
परं तम:--कु० ६1६९, भग० ६1२७, मा० १।२० 
8. रजःस्राव, ऋतुस्राव -मनु० ४४१, ५।६६। 
सम० -गुणः दे० (7) ऊपर, - तमस्क (वि०) रज 
और तम दोनों गुणों से प्रभावित, - तोकः, कम्‌, 
-पुत्र: 1. लोलुपता, लालच 2. “जोश का पुतला' 
यह प्रकट करने के लिए कि यह व्यक्ति तुच्छ हैं, 


नगण्य हूँ, इस शब्द का प्रयोग किया जाता हे,--दर्शे- 
नम्‌ प्रथम बार रजोषर्म का होना, सबसे पहला 
रज:स्राव,--बन्धः रजोधर्म का बन्द हो जाना,--रसः 
अन्धेरा,- शुद्धिः रजोधर्म की विशुद्ध दशा,- हरः 
“मैल हटाने बाला घोबी । 
रजसानुः | रज्यतेऽस्मिन्‌-रञ्ज्‌+-असानु | 1. 
2. आत्मा, दिल । 
रजस्वल (वि०) [ रजस्‌--वलच्‌ ] 1. मैला, घूल से भरा 
हुआ--रघु० ११।६०, शिश १७।६१, (यहां इसका 
अर्थ 'रजोघमं में होने वाली' भी है) 2. आवेश या 
संवेग से भरा हुंआ--मनु० ६।७७,--लः भैसा,-- ला 
1. रजस्वला स्त्री --रजस्वलाः परिमलिनांबरश्भियः 
+शि० १७६१, याज्ञ» ३२२९, रघु० ११।६० 
2. विवाह के योग्य कन्या । 
रज्जुः (स्त्रीश) [ सृज्‌+-उ, असुमागमः घातोस्सलोपः, 
अगमसकारस्य जरत्वं दकारः, तस्यापि चुत्वं जकारः ] 
1. रस्सा, डोरी, सुतली 2. कशेरुका स्तम्भ से तिक- 
लने वाली स्नायू 3. स्त्रियों के सिर की चोटी। 
सम०-- दालकम्‌ एक प्रकार का जंगली मृग, इसी 
प्रकार रज्जुबालः,--पेड़ा सुतली से बनी हुई टोकरी । 
(म्वा० दिंवा० उभ०-रजति-ते, रज्यति-ते, रक्त, 
कर्मवा० रज्यते, इच्छा० रिरक्षन्ति) 1. रंगे जाने के 
योग्य, लाल रंग से रंगना, लाल होना, चमकना, कोप- 
रज्यन्मुखश्री:-- उत्तर० ५।२, नेत्रे स्वयं रज्यतः-५।२६, 
नै० ३१२०, ७६०, २२।५२ 2. रंगना, हलका रंग देना 
रंगीन बनाना, रंगलेप करना 3. अनुरक्त होना, भक्त 
बनना (अधि० के साथ) देवानियं निषधराजरुच- 
स्त्यजंती रूपादरज्यत नलेन विदर्भसुभ्रू: -नै० १३1३८. 
सा० द० १११ 4. मुग्ध होना, प्रेमासक्त होना, 
स्नेह की अनुभूति ति होना 5. प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना, 
खुश होना--प्रेर० (रंजयति-ते) 1. रंगना, हलका 
रंगना, रंगीन बनाना, लाल करना, रंगलेप करना 
--सा रंजयित्वा चरणौ कृताशीः-कु० ७१९, 
६1८१, कि० १।४०, ४1१४ 2. प्रसन्न करना, तुप्त 
करना, मनाना, सन्तुष्ट करना -- ज्ञानलवदुविदग्धं 
ब्रह्मा नरं न रंजयति--भर्तृ० २।३ (इस अर्थं में रज- 
यति' भी दे० कि० ६२५) स्फुरतु कुचकुभयोरुपरि 
मणिमंजरी रंजयतु तव हृदयेशम्‌ -गीत० १० 
3. मेल करना, जीत लेना, सन्तुष्ट रहना -- मनु० 
७।१९ 4. हरिण का शिकार करना (इस अर्थ में केवल 
*रंजयति?), अनु-, 1. लाल होता, शि० ९।७ 
2. स्नेहील होना, भक्त होना, अनुरक्त बनना, प्रेम 
करना, पसन्द करना (अधि० के साथ कमं० के भी) 
पंच० १।१०१, मनु० ३।१७३ 3. खुश होना -भग० 
१११३६ अप-, 1. असन्तुष्ट होना, सन्तोषरहित होना, 


बादल 


रंज्‌ 


( ८४५ ) 


(अपा० के साथ, नयहीनादपरज्यते जन:-- कि० 
२।४९ 2. पीला होना, विवर्ण होना --श्वासापरक्ता- 
घरः - श० ६।५, उप-, 1. ग्रहणग्रस्त होना, उप- 
रज्यते भगवांश्चन्द्रः--मुद्रा १ 2. हलके रंग का 
होना, रंगीन होना--शि० २।१० 3. कष्टग्रस्त या 
विपद्ग्रस्त होना बि-, 1. रंगरहित होना, मलिन 
होना, घटिया या भद्दा होना--केशा अपि विरज्यते 
निःस्नेहाः कि न सेवकाः-पंच० ११८२ (यहाँ यह 
द्वितीयार्थ भी रखता हे) 1. असन्तुष्ट होना, नििप्त 
होना, नापसंद करना, घृणा करना--चिरानुरक्तोऽपि 
विरज्यते जन:--मृच्छ० १।५३, यां चिन्तयामि सततं 
मयि सा विरक्ता-भर्त्‌ ० २।२, भट्टिः १८२२, संसार 
से विरक्त होना, सांसारिक आसक्तियों का छोड़ देना । 

रंजकः [रंजयति-रंज्‌+- णिच्‌--ण्वुल्‌ | 1. चित्रकार, रंग- 
लेपक, रंगरेज 2. उत्तेजक, उद्दीपक,--कम्‌ 1. लाल 
चन्दन 2. सिन्दूर । 

रंजनम्‌ [रज्यतेऽनेन~रञ्ज्‌ करणे ल्यट्‌] 1. रंग करना, 
हलका रंगना, रंगरेप करना 2. वर्ण, रंग 3. प्रसन्न 
करना, खुश करना, सन्तुष्ट रहना, तृप्त होना प्रसन्नता 
देना--राजा प्रजारंजनलब्धवर्ण:--रघु० ६।२१, तर्थेव 
सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरंजनात्‌--४।१२ 4. लाल 
चन्दन की लकड़ी । 

रंजनी [रंजन-+-डीप्‌] नील का पौघा.। 

रट्‌ (म्वा० पर० रटति रटित) 1. चिल्लाना, चीत्कार 
करना, चीखना, कंदन करना, देहाइना, चिघाड़ना 
~-घोराइचाराटिषुः शिवा:--भट्टि० १५।२७, पपात 
राक्षसो भूमौ रराट च भयंकरम्‌--१४।८१ 2. जोर 
से बोलना, उद्घोषणा करना 3. प्रसन्नता से चिल्लाना, 
प्रशंसा करना आ-, पुकारना, चिल्छाना --प्रियसहचर- 
मपश्यंत्यातुरा चक्रवाक्यारटति--श० ४। 

रठनम्‌ [रट्--ल्युट्‌] 1. क्रन्दन की क्रिया, चिलाना, जोर 
से आवाज देना 2. प्रशंसा का चीत्कार, पसंदगी । 

रण्‌ (म्वा० पर० रणति, रणित) ध्वनि करना, टनटनाना, 
झुनझुनाना, झनझनाना (पायजेब आदि का) --रण- 
ड्रिराघट्टनया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्रुतिमंडलँ: स्वरैः 
शि० १११०, चरणरणितमणिनूपुरया परिपूरितसुरत- 
वितानम्‌--गीत० २। 

रण:,-णम्‌ [रण्‌+-अप्‌] 1. संग्राम, समर, युद्ध, लड़ाई 
--रणः प्रववृते तत्र भीमः प्लबगरक्षसाम्‌--रघु० 
१२।७२, क्चोजीवितयोरासीद्बहिनिःसरणे रणः 
सुभा० 2. युद्धक्षेत्र--ण; 1. शब्द, शोर 2. सारंगी 
बजाने का गज 3. गति, चाल। सम० - अग्रम्‌ 
युद्ध का अगला भाग,--अंगम्‌ युद्धशस्त्र, शस्त्र तलवार, 
संयदे शोणितं व्योम रणांगानि प्रजज्वलुः-भट्टि० 
१४।९६,--अंगणम्‌,-नम्‌ युद्धक्षेत्र-अपेत (वि०) युद्ध 


से भागने वाला, भगोड़ा--स बभार रणापेतां चमूं प- 
श्चादवस्थिताम्‌ -कि० १५।३३,-आतोद्यम्‌,-- तूयंम्‌, 
= दुँडुभिः सैनिक ढोल, मारु बाजा,-उत्साहः यद्ध में 
प्रदशित विक्रम, क्षितिः (प्त्री ०), क्षेत्रम्‌, - भूः 
(स्त्री०),-- भूमिः (स्त्री० ), स्थानम्‌ युद्धक्षेत्र-धुरा 
युद्ध में आगे रहना, युद्ध का वार--ताते चापद्वितौये 
वहति रणधुरां को भयस्यावकाशः---वेणी० ३।५, 
~ प्रिय (वि०) युद्ध का शौकीन, लड़ाकू ,-मत्तः हाथी 
= मुखम्‌, मूर्धन्‌ (पुं०),- शिरस्‌ (नपुं०) 1. युद्ध 
का अगला भाग, लड़ाई का मुख्य वार--श० ६।३०, 
७२६ 2. सेना का अग्रभाग,- रंकः हाथी के दाँतों के 
मध्य का फासला, - रंगः यृद्क्षेत्र,- रणः डांस, मच्छर 
(- णम्‌) 1. प्रबल इच्छा, उत्कण्ठा 2. खोई हुई वस्तु 
के लिए खेद,-रणकः,- कम्‌ 1. चिता, बेचैनी, खेद, 
(किसी प्रिय वस्तु के लिए) कष्ट या संताप (प्रेम से 
उत्पन्न) रणरणकविवृद्धि बिश्रदावर्तमानम्‌-मा० १।४१, 
उत्तर० १ 2. प्रेम, इच्छा (-- कः) कामदेव,-- वाद्यम्‌ 
मारू बाजा, सैनिक संगीत बाजा,- - शिक्षा सेन्यविज्ञान; 
युद्धकला, या युद्ध विज्ञान, संकुलम्‌ घोर-युद्ध, तुमुल- 
युद्ध, -सज्जा युद्ध की सामग्री, सैनिक साज-सामान 
-- सहायः मित्र, सहायक,-- स्तंभः विजयस्मारक, 
विजयचिह्न । | 

रणत्कारः [ रण्‌+-शतृ, ष० त० ] 1. खड़खड़ाहट, झन- 
झनाहट या छनछन की आवाज 2. (मक्खियों का) 
भनभनाना । 

रणितम्‌ [ रण्‌+-क्त | खड्खड़ाहट, टनटन, झनझनाहट 
या छनछन की आवाज । 

रंडः [ रम्‌--ड ] 1. वह पुरुष जो पुत्रहीन मरे 2. बंजर 
वृक्ष,--डा फूहडस्त्री, पुंश्चली, स्त्रियों को संबोधित 
करने में निदापरक शब्द- रंडे पंडितमानिनि--पंच० 
१।३९२, (पाठान्तर) प्रतिकूळामकुलजां पापां पापा- 
नुवतिनीम्‌, केशेष्वाकृष्य तां रंडां पाखण्डेषु नियोजय 
~ प्रबो० २ 2. विधवा स्त्री-रंडाः पौनपयोधराः 
कृति मया नोद्गाढ्माछिंगिताः “-्रबो० ३। 

रत (भू० क्‌० कृ० ) [ रम्‌- क्त | 1. प्रसन्न, खुश, तृप्त 
2. प्रसन्न या खुश, स्नेहशील, मुग्ध, अनुरक्त 3. तुला 
हुआ, व्यस्त, संलग्न, (दे० रम्‌),--तम्‌ 1. प्रसन्नता 
2. मेथुन, संभोग--रघु० १९२३, २५, मेघ० ८९ 
3. उपस्थ इन्द्रिय । सम०--अयनी वेश्या, रंडी,-अथिन्‌ 
(बि०) कामुक, कामासक्त,-उद्वहः कोयल,-ऋटद्धिकम्‌ 
1, दिन 2. आनन्द के लिए स्नान,--कीलः कुत्ता, 
- कूजितम्‌ कामासक्त व्यक्ति की मैथुन के समय की 
सीत्कार,-ज्वरः कौवा,--तालिन्‌ (पुं ) स्वेच्छाचारी, 
कामासक्त,--ताली कुटनी, दूती,-- नारीचः 1. विषयी 
2. कामदेव, मदन 3. कुत्ता 4. मेथुन के समय की 


८७ ) 


कामातं व्यक्ति की सी-सी ध्वनि,-- बंधः मैथन, संभोग, 
--हिडकः 1. स्त्रियों को फुसलाकर उनसे बलात्कार 
करने वाला 2. विलासी । 


रत्निः (स्त्री०) [ रम्‌-क्तिन्‌ | 1. आनन्द, खुशी, सन्तोष 


हर्ष--श० २।१ 2. स्नेहशीलता, भक्ति, अनुराग, 
आनन्दानुभूति (अधि० के साथ) पापे रति मा कृथाः 
--भतुं० २।७७, स्वयोषिति रतिः-२।६२, रघु० 
१२३ कु० ५१६५ 3. प्रेम, स्नेह, सा० द० द्वारा की 
गई परिभाषा--रतिमंनोऽनुक्लेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्‌ 
--२०७, तु० २०६ से भी 4. सम्भोग का आनन्द-- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति 
--मृच्छ० ८।३८, इसी प्रकार 'रतिसर्वस्वम्‌’ दे० नी० 
5. मैथुन, संभोग, सहवास 6' रतिदेवी, कामदेव की 
पत्नी -साक्षातकामं नवमिव रतिर्मालती माघवं यत्‌ 
मा० १।१६, कु० २।२३, ४।४५, रघु० ६।२ 
7. योनि, भग । सम०--अंगम्‌,- कुहरं योनि, भग, 
-—गृहम्‌,-भवनम्‌,-मन्दिरम्‌ 1. क्रीडा गृह 2. चकला, 
रंडीखाना 3. योनि, भग,-तस्करः फुसलाने वाला 
व्यभिचारी,--बूतिः--ती (स्त्री०) प्रेम का संदेश ले 
जाने वाली--कु० ४।१६,--पतिः, _ प्रिय,--रमणः 
कामदेव. -अपि नाम मनागवतीर्णोऽसि रतिरमणबाण- 

स्फुटं रतिपतेरिषवः शिततां 
यदुत्पलपलाशदृशः - शि० ९1६६, - रसः संभोग का 
आनन्द, - लंपट (वि०) कामी, कामासक्त, कामुक, 
सर्वस्वम्‌ रतिक्रीडा का अत्युत्तम रस, अत्यानन्द 
--करं व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम्‌ -- श० 
१।२४। 


रत्नम्‌ [रमतेऽत्र, रम्‌--न, तान्तादेशः] 1. मणि, आभूषण, 


हीरा-कि रत्नमच्छा मति:--भामि० १।८६, न 
रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌--कु० ५४५, (रत्न 
गिनती में पांच, नौ या चौदह बतलाये जाते हँ--दे० 
शब्द - पंचरत्न, नवरत्न, और चतुर्दशरत्न) 2. कोई 
भी मूल्यवान्‌ पदार्थ, कीमती खजाना 3. अपने प्रकार 
की अत्युत्तम वस्तु (समास के अन्त में) जातौ जातौ 
यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिघीयते- मल्लि०, कन्यारत्न- 
मयोनिजन्म भवतामास्ते वयं चाथिनः-- महावी० 
१३०, इसी प्रकार पुत्र, स्त्री, अपत्य” आदि 

चुम्बक । सम०--अनुविद्ध (वि०) रत्नों से जड़ा 
हुआ,-- आकारः 1. रत्नों की खान 2. समुद्र---रत्नेषु 
लुप्तेषु बहुष्वमूर्त्येरद्यापि रत्नाकर एव सिंघुः-विक्रम० 
११२, रत्नाकरं वीक्ष्य--रघु० १३।१,- आलोकः 
मणि की कान्ति,--आवली,--माला रत्नों का हार, 
--कंदलः मूंगा,-- खचित (वि०) रत्न या मणियों से 
जड़ा हुआ, समुद्र (--र्भा) पृथ्वी, दीपः, 
--प्रदीषः 1. रत्नों का बना दीपक 2. रत्न जो दीपक 


रत्निः (पुं० 


का काम, दे० अर्चिस्तुंगानभिमुखमपि प्राप्य रत्न 
प्रदीपान्‌-मेघ० ६८,--मुख्यम्‌ हीरा,--राजू (पुं०) 
लाळ, - राशिः 1. रत्नों का ढेर 2. समुद्र,--सानुः मेरु 
परवंत,-सु (वि०) रत्नों को उत्पन्न करने वाला 
~ रघु० १६५,--सु--सूतिः (स्त्री०) पृथ्वी । 

) [ऋक--कत्निचू, यण] 1. कोहनी 
2. कोहनी से मुट्ठी तक की दूरी, एक हाथ का 
परिमाण (पुं०) बन्द मुट्ठी (यह शब्द 'अरत्नि' का 
ही भ्रंश प्रतीत होता है) । 


: [रम्यते$नेन अत्र वा--रम्‌ + कथन्‌| गाडी, जलूसी 


गाडी, यान, वाहन, विशेषकर यृद्धरथ 2. नायक 
(रथिन्‌) 3. पेर, 4. अवयव, भाग, अंग 5. शरीर, तु० 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु कठ० 
6. नरकुल । सम०--अक्षः गाड़ी का घुरा- अंगम्‌ 
1. गाड़ी का कोई भाग 2. विशेषकर गाड़ी के पहिये 
-रथो रथांगघ्वनिना विजज्ञे - रघु० ७।४१, श० ७1१० 
3. चक्र, विशेषकर विष्णु का,-चक्रधर इति रथांगमद 
सततं बिभषि भुवनेषु रूढये-शि० १५।२६ 4. कुम्हार 
का चाक आह्वयः, "नामकः, °नामन्‌ (पुं ) चकवा, 
चक्रवाक--रथांगनामन्‌ वियंतो रथांगश्रोणिबिबया, 
अयं त्वां पृच्छति रथी मनोरथशतैवृंतः- -विक्रम० 
४।१८, कु ३।३७, रघु० ३।२४, (कविसमय के 
अनुसार चकवा रात होने पर चकवी से वियक्त हो 
जाता हूँ, फिर सूर्योदय होने पर उनका मेळ होता हुँ) 
पाणिः विष्णु का नाम,--ईशः रथ पर बैठ कर युद्ध 
करने वाला योद्धा,-ईषा,---शा गाड़ी का जोड़ा 
(गाड़ी में लगने वाली सबसे लम्बी दो लकड़ियाँ जिन 
पर गाड़ी का सारा ढांचा जमाया जाता हैँ),- उद्दहः, 
नाउपस्थः रथ का वह स्थान जहाँ सारथि बेठता है, 
चालक का आसत,--कट्या,--कड्या रंथों का समूह, 
“म कल्पकः राजा के रथों की व्यवस्था का अधिकारी 
--कारः गाड़ी बनाने वाला, बढ़ई, पहिये घड़ने वाला 
रथकारः स्वकां भार्या सजारां शिरसावहत्‌---पंच० 
४।५४,_ कुटुंबिकः,--कुटंबिन्‌ (पुं ° ) रथवान्‌, सारथि, 
~ कूबरः रम्‌ गांडी की शहतीरी--केतुः रथ का 
झण्डा, क्षोभः रथ का हचकोला--रघ १।५८ 
= गर्भकः डोली, पालकी,--गुप्तिः (स्त्री०). रथ के 
चारों ओर लगा लोहे या लकड़ी का ढांचा जिससे रथ 
की किसी से टकराने पर रक्षा हो सके,- चरणः 
--पादः 1. रथ का पहिया 2. चकवा,--चर्या रथ का 
इधर उधर घुमना, रथ का उपयोग, रथ पर सवारी 
करना-अनम्यस्तरथचर्याः-उत्तर० ५,--धुर्‌ (स्त्री ०) 
गाड़ी के जोड़े की शहतीरी,-- नाभिः (स्त्री०) रथ के 
पहिये की नाह या नाभि,--नीडः रथ के अन्दर का 
भाग या आसन,--बंधः रथ का साज-सामान, रस्सी 


(८४७ ) 


आदि,--महोत्सव:,--यात्रा रथ में देव प्रतिमा स्थापित 
कर जलूस निकालना (ऐसे रथ को प्रायः मनुष्य स्वयं 
खींचते हैँ) ,-मुखम्‌ गाड़ी का अगला भाग,--युद्धम्‌ 
“रथों का युद्ध' वह युद्ध जिसमें योद्धा रथों पर बैठ कर 
युद्ध करते हैं,--वत्मंन (नपुं०),--बीथिः राजमार्ग, 
मुख्य सड़क,--वाहः 1. रथ का घोड़ा 2. सारथि 
- -क्षक्तिः (स्त्रीश) बह घ्वज जिस पर रथ शुद्ध की 
पताका लहराती रहती हे,--शाला गाडीघर, गाड़ियाँ 
रखने का स्थान,--सप्तमी माघशुक्ला सप्तमी का 
दिन । 

रथिक (वि०) (स्त्री०--की) [रथ--ठन्‌] 1. रथ पर 
सवारी करने वाला 2. रथ का स्वामी । 


रथिन्‌ (वि०) [रथ+-इनि] 1. रथ में सवारी करने 
वाळा, या रथ हांकने वाला 2. रथ को रखने वाला या 
रथ का स्वामी--(पुं०) 1. गाड़ी का स्वामी 2. वह 
योद्धा जो रथ पर बैठ कर युद्ध करता हे--रघु० 
७1२७ । 

रथिन, रथिर (वि०) [रथ--इन, इरच्‌ वा] दे० ऊ० 
“रथिन्‌' । 

रथ्यः [रथं वहति--यत्‌] 1. रथ का घोडा - घावंत्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्या;--श० १॥८ 2. रथ का एक 
भाग । 

रथ्या [रथ्य+-टापू] 1. गाड़ियों के आने जाने के लिए 
सड़क, राजमार्ग, मुख्य सड़क--भूयोभूयः सविघ- 
नगरीरथ्यया पर्यटन्तम्‌ - मा० १॥ १४ 2. वह स्थान 
जहाँ कई सड़कें मिलती हों 3. गाड़ियों या रथों का 
समूह-शि० १८।३। * 

रद्‌ (म्वा० पर० रदति) 1. टुकड़े टुकड़े करना, फाड़ना, 
2. खुरचना । 

रवः [रद्‌]-अच्‌] 1. टुकड़े टुकड़े करना, खुरचना 2. दांत, 
(हाथी का) दांत--याताइचेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां 
रदा इव--भामि० १।६५। सम०- खण्डनम्‌ दाँत से 
काटना,-जनय रदखण्डनम्‌--गीत० १०,--छदः 
ओष्ठः 

रदनः [रद्‌+-ल्युट्‌] दाँत । सम०-- छद: ओठ । 

रघ्‌ (दिवा० पर० रध्यति, रद्ध, प्रेर०, रन्धयति, इच्छा» 
रिरघिषति या रिरन्सति) 1. चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुँचाना, संताप देना मार डालना, मष्ट करना--अक्षं 
रघितुमारेभे--भट्टिः  ९।२९ 2. भोजन बनाना 
(खाना) पकाना या तैयार करना । 

रन्तिदेवः [रम्‌-तिक्‌=-रन्तिशचासौ देवशच-कर्म० स०] 
एक चन्द्रवंशी राजा, भरत के बाद छठी पीढ़ी में 
(यह अत्यन्त पुण्यात्मा और उदार व्यक्ति था, उसके 
पास अपार घनराशि थी जो इसने बड़े २ यज्ञों के 
अनुष्ठान में व्यय की । उसके राज्य में यज्ञ में बलि 


| 


दिये गये तथा उसकी रसोई में उपयुक्त किये गये 
पशुओं की इतनी बडी संख्या थी कि उनकी खालों से 
रुधिर की नदी निकली मानी जाती हु, इसी नदी 
का बाद में “चमंण्वती! नाम पड़ गया--तु० मेघ० 
४५, और तदुपरि मल्लि०) । 
रन्तुः [रम्‌--तुन्‌| 1. रास्ता, मार्ग 2. नदी । 
रन्धनम्‌, रन्धिः (स्त्री०) [रघ्‌--ल्युट्‌, इन्‌ वा, नुमागमः] 
1. क्षति पहुचाना, सन्ताप देना, नष्ट करना 
2. पकाना । 
रन्ध्रम्‌ [रघ्‌+- रक्‌, नुमागमः] 1. विवर, छेद, गतं, मुंह 
खाई, दरार - रन्ध्रेष्विवालक्ष्यनभ: प्रदेशा--रघु* 
१३।५६, १५।२, नासाग्ररन्ध्रम्‌---मा० १।१; क्रौंच- 
रन्ध्रम्‌ मेघ० ५७ 2. (क) बलहीन स्थान, वह 
जगह जहाँ आक्रमण किया जा सके--रन्ध्रोपनिपा- 
तिनोऽनर्थाः श० ६, रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामा- 
मिषतां ययौ--रघु० १२।११, १५१७, १७३१, 
(ख) त्रुटि, दोष, कमी । सम०-अन्बेषिन्‌, - अन्‌- 
सारिनू (वि०) दूसरों के कमजोर स्थलों को ढूंढने 
वाला - मृच्छ० ८५७, बन्नुः चूहा, बंशः खोखला 
या पोला बांस । 
(म्वा० आ० रभते, रब्घ, प्रेर० रम्भयति-ते; इच्छा० 
रिप्सते) आरंभ करना, आ ` ,प्रा--,1. आरंभ करना 
शुरू करना, काम में लग जाना, जिम्मेवारी ले लेना 
प्रारम्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे: भतुँ० २।२७, 
आरमभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः सुभा०, भट्टिः ५।३८, रघु० 
1४५ 2. व्यस्त होना, सोत्साह होना -शि० २।९१, 
परि - ,कौली भरना, आलिङ्गन करना - - इत्युक्तवन्तं 
परिरम्य दोरम्या--कि० १९।८०, भामि०१।९५, कु० 
५।३, शि० ९।७२, सम्‌--, 1. क्षुब्ध होना भाव 
विभोर होना, प्रभावित होना 2. कुपित होना, 
उत्तेजित होना, कोधोन्मत्त या चिड-चिडा होना (प्राय 
क्तान्त रूप प्रयुक्त) --रघु० १६।१६। 
रभस्‌ (नपुं) [ रभ्‌+-असुन्‌ ] 1. प्रचण्डता, उत्साह 
. 2. बल, सामर्थ्यं । 
रभस (वि०) [रभ असच] 1. प्रचण्ड, उग्र, भीषण, 
प्रखर 2. प्रबल, गहन, उत्कट, शक्तिशाली, तीक्ष्ण, 
तीब्र (उत्कण्ठा आदि) --रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया 
—कि० ५१, रघु० ९।६१, मुद्रा ५॥२४,--सः 
1. प्रचण्डता, भीषणता, उग्रता, शी घ्रता, वेग, आतुरता, 
उत्कटता--आलीषु केलीरभसेन बाला मुहुर्ममालाप- 
मपालपन्ती--भामि० २।१२, त्वदभिसरणरभसेन 
वलन्ती --गीत० ६, शि० ६।१३, ११२३, कि० 
९।४७ 2. उतावलापन, साहसिकता, जल्दबाजी 
~ अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तर्भवति हृदयदाही 
शल्यतुल्यो विपाकः--भतुँ० २1९९ 3. क्रोध, आवेश, 


( ८४८ ) 


कोप, भीषणता 4. खेद, शोक 5. हर्ष, आनंद, खुशी-- 
मनसि रभसविभवे हरिरुदयतु सुकृतेन -गीत० ५ । 
रम्‌ (भ्वा० आ० रमते, परन्तु वि, आ, परि उपसर्ग लगने 
पर पर०, रत) 1. प्रसन्न होना, खुश होना, हषं 
मनाचा, तृप्त होना -रहसि रमते-मा० ३।२--मनु० 
२।२२३ 2. हृषित होना,-प्रसन्त होना, आनन्द 
माना, स्नेहील होना (करण० और अधि० के 


साथ) लोलापाङ्गयंदि न रमसे लोचनेर्वञ्चितोऽसि . 


--मेघ० २७, व्यजेष्ट षड्वर्गमरंस्त नीतौ -भट्टि० 
१।२ 3. खेलना, क्रीडा करना, प्रेमालिङ्गन करना, 
जी बहलाना, राजप्रियाः कैरविण्यो रमन्ते मधुपैः सह 
--भामि० ११२६ (यहाँ दूसरा अर्थ भी संकेतित 
है) भट्टि० ६।१५, ६७4. संभोग करना-सा तत्पु- 
त्रेण सह रमते -हि० ३ 5 रहना, ठहरना, टिकना. 
प्रेर०--(रमयति--तै) प्रसन्न करना, खुश करना, 
सन्तुष्ट करना- इच्छा» (रिरंसते) क्रीडा करने 
की इच्छा करना --शि० १५1८८, अभि-,हर्ष मनाना, 
प्रसन्न या आनन्दित होता, अत्यनुरक्त होना--भट्टि० 
१।७, भग० १८।४५, आ--, (पर०) 1. आनन्द 
लेना, खुशी मनाना -भट्रि« ८५२, ३।३८ 
2. उह्रना, थमना, छोड़ देना (बोलना आदि), समाप्त 
करना--मनु० २।७३, उप--, (पर० और आ०) 
1. रुकना, अन्त करना, समाप्त करना-सङ्गतावुपरराम 
च लज्जा-नि० ९१४४, १३।६९ 2. रुकना, थमना 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः--भग० 
२1३५, भट्टिः ८५४, ५५, कि० ४।१७ 3. चुप 
होना, शांत होना, भग० ६।२०, 4. मरना--दे० 
उपरत, परि--, (पर०) प्रसन्न होना, खुश होना 
भट्टि ८५३, बि--,(पर०) 1. अन्त होना, 
समाप्त होना, अवसान होना - अविदितगतयामा 
रात्रिरेव व्यरंसौत्‌-उत्तर० १।२७ 2. सुकना, बन्द 
होना थमना, छोड़ देना (बोलना आदि) -एतावदुक्तवा 
विरते मुगेनद्रे-रघु० २५१, शि० २।१३, प्रायः अपा० 
के साथ, हा हन्त किमिति चित्तं विरमति नाद्यापि 
विषयेभ्यः भामि० ४1२५, उत्तर० १३३, सम्‌ 
(आए०) प्रसन्न होना, हर्ष मनाना--भट्टि० १९।३०। 

रम (वि०)[रम्‌+-अच्‌] सुहावना, आनन्दप्रद, संतोषजयक, 
आदि,--मः 1. हषं, खुशी 2. प्रेमी, पति 3. कामदेव. 

र्मठम्‌ [रमेः अठः | हींग । सम० --ध्वनिः हींग । 

रमण (वि०) (स्त्रीणी-) [रमूयति-रम्‌+णिच्‌-+ल्युट्‌] 
सुहावना, सन्तोषजनक, आनन्दप्रद, मनोहर --भट्टि ० 
६।७२,--णः 1. प्रेमी, पति - पप्रच्छ रामां रमणोऽ 
भिलाषम्‌-रघु० १४।२७, मेघ० ३७,८७, कु ४२१, 
शि० ९।६० 2. कामदेव 3. गधा 4. अंडकोष 
“णम्‌ 1. कीड़ा करना 2. प्रेमालिगन, जी बहलाना, 


केलिक्रीडा 3. रति, मैथुन 4. हषं, उल्लास 5. कूल्हा, 
पुट्ठा । 

रमणा, रमणो [रमण |-टापू,ङीप्‌ वा] 1. सुन्दर तरुण 
स्त्री, - लता रम्या सेयं भ्रमरकुलरम्या न रमणी 
भामि २।९० 2. पत्नी, स्वामिनी-भोगः को 
रमणीं बिना - सुभा० । 

रमणीय (वि०) [रम्यतेऽ्र-रम्‌ आधारे अनीयर्‌] सुहावना, 
आनन्दप्रद, प्रिय, मनोहर, सुन्दर स्मितं नैतत्किन्तु 
प्रकृतिरमणीयं विकसितम्‌ - भामि० २।९० । 

रमा [रमयति --रम्‌+-अच्‌--टाप्‌] 1. पत्नी, स्वामिनी 
2. लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी तथा धनदोलत की देवी 
3. घन । सम० --कान्तः, - नाथः, पतिः विष्णु का 
विशेषण,--वेष्टः तारपीन । 


रम्भा [रम्भ्‌न-अच्‌+-टाप्‌] 1. केले का पौधा--विजित- 
रम्भमूरुद्वयम्‌--गीत० १०, पिबोरुरम्भातरुपीवरोरु -- 
ने० २२।४३ २।३७ 2. गौरी का नाम, नलकुबेर की 
पत्नी जो इन्द्र के स्वर्ग में अत्यंत सुन्दरी मानी जाती है 
-तरुमूरुयुगेन सुन्दरी किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌, 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदापत्यतपःफलस्तनीम्‌--- 
ने० २।३७, सम०--ऊरू (वि०) (स्त्री०-रु,-रू) 
केले के आन्तर भाग के समान जंघाओं वाला या 
वाली--शि० ८1१९, रघु० ६।३५ । 
रम्य (वि०) [रम्यतेऽत्र यत्‌] 1. सुहावना, सुखद, आनन्द 
प्रद, रुचिकर--रम्यास्तपोवनानां क्रिया: समवलोक्य 
--श० १।१३ 2. सुन्दर प्रिय, मनोहर--सरसिजमनु- 
विद्धं शैवलेनापि रम्यं --श० १।२०, ५।२,--म्यः 
चम्पक नाम का वृक्ष,--म्यम्‌ वीर्य । 
रय्‌ (म्वा० आ-रयते, रयित) जाना, हिलना-जुलना । 
रयः [रय्‌-।-अच्‌] 1. नदी की धारा, प्रवाह्‌,-जम्बूकुञ्ज- 
प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे:-मेघ० २० 2. बल, 
चाल, वेग - उत्तर० ३।३६ 3. उत्साह, उत्कण्ठा, 
उत्कटता, उग्रता । 
रल्लकः [रमणं रत्‌ =-इच्छा तां लाति --ला+-क==रह्ल 
ज-कन्‌] 1. ऊनी वस्त्र, कंबळ 2. पलक मारना 
युवतिरहलक-भल्लसमाहतो भवति को न यवा गत- 
चेतनः 3. एक प्रकार का हरिण । 
रव; [रु+अप्‌] 1. क्रन्दन, चीख, चीत्कार, हू हु, (जान- 
वरों को) चिघाड़ 2. गाना, (पक्षियों की) कूजनध्वनि 
-एरघु० ९२९ 3. झनझनाहट 4. शब्द, कोलाहल 
--घंटा". भूषण” चाप? आदि । दै 
रवण (वि०) [रु-युच्‌] 1. क्रदन करने वाला, चिघाडने 
वाला, चीखने वाला 2. ध्वन्यात्मक, शब्दांयमान- 
-:उत्कण्ठाबन्धन: शुभ्रं रवणेरम्बरं ततम्‌ - भट्टि० 
७1१४ 3, तीक्ष्ण, तप्त 4. चंचल, अस्थिर,--णः 1. ऊंट 
“शि० १२।२ 2. कोयल,--णम्‌ पीतल, कांसां । 


५५4 Es 


( ८४९ ) 


राबः [रु--इ] सूर्य- सहखगुणमृूत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रवि 


रघु० ११८॥ सम०--कान्तः सूर्यकान्तमणि 
तनयः, पुत्रः, ` सूनुः 1. शनिग्रह 2. कर्ण के 
विशेषण 3. वालि के विशेषण 4. वैवस्वत मनू के 
विशेषण 5. यम के विशेषण 6. सुग्रीव के विशेषण, 
-दिनं,--वारः, वासरः,--वासरम्‌ रविवार, आदित्य- 


वार,--संक्रान्तिः (स्त्री०) सूर्य का एक राशिसे | 


दूसरी राशि में प्रवेश । 


रशना, रसना [अश्‌ +-युच्‌, रशादेशः] 1. रस्सी, डोरी 


2. रास, लगाम 3. कटिबंध, कमरबंद, स्त्रियों की 
करघनी ---रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले घोषयतु 
मन्मथनिदेशम्‌ --गीत० १०, रघु० ७1१०, ८।५७, 
मेघ० ३५ 4. जिह्वा--भामि० १।१११। सम? 
---उपमा उपमा अलंकार का एक भेद, यह उपमाओं 
की एक श्रुंखला हँ जिसमें पूर्व उपमेय, आगे चलकर 
उपमान बनता जाता हू - दे० सा० द० ६६४। 


रङ्मिः [अश्‌ +-मि धातोरुट्‌, रश्‌-मि वा] 1. डोर, डोरी, 


रश्मिमत्‌ (पुं० 
| (भ्वा० पर० 


रस्‌ 


रसः 


रस्सी 2. लगाम, रास, मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्व- 
काया:--श० ११८, रश्मिसंयमनात्‌ श० १ 
3. सांटा, हंटर + किरण, प्रकाश किरण--श० ७।६, 
नै० २२।५६, इसी प्रकार 'हिमरश्मि' आदि । सम० 
कलापः चव्वन लड़ियों की मोतियों की माला । 
) [रश्मि +-मतुप्‌] सूर्य । 
रसति, रसित) 1. दहाइना, हूहू 
करना, चिल्लाना, चीखना --करीव वन्य; परुषं ररास 
--रघु० १६।७८, शि० ३।४८ 2. शब्द करना. 
कोलाहल करना, टनटन करना, झनझन करना 
राजस्योपनिमंत्रणाय रसति स्फीतं यश्ञोद्न्दुभि 
वेणी० १।२५, रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले 
~ गीत० १० 3. प्रतिध्वनि करना, गजना । 


। (चुरा? उभ० रसयति-ते, रसित) चखना, स्वाद लेना 


--मृद्वीका रसिता भामि० ४।१३, शि० १०।२५। 
[रस्‌ञ-अच्‌] 1. सार, (वृक्षों का) दूध, रस, इक्षुरस 
कुसुमरसः आदि 2. तरल, द्रव॒ कु० १।७ 3. पानी 
--सहस्रगणमत्तष्ट्मादत्ते हि रसं रविः रघ्‌० १।१९ 
भामि २।१४४ 4. मदिरा, शराब --मन्‌ ० २।१७७ 
5. घूट एक मात्रा, खुराक 6. चखना, रस, स्वाद 
(आल> से भी) (वैशेषिक दर्शन के २४ गृणां, मे 
से एक; रस "केट, अम्ल, मध्र 
तिक्त आर कपास) परायत्तः प्रीत: कथमिव रर 
वेत्त पुरुष मद्राऽ ३१४, उत्तर० छर 7. चटनी 
मिच मसाला 8. कोई स्वादिष्ट पदार्थ-रघू० ३१८ 
9. किसी वस्तु के छि स्वाद या झुचि 
इच्छा इडे वस्तुन्यवचितरसा:  प्रेमराशीमर्वा 


= 
छः हे लवाः 


मिघ० ११२ 10. प्रेम, स्तेह,--जरसा यस्मन्नहाय : 


१२७ 


जः, | 


i 
1 


रसः-उत्तर० ११३९, प्रसरति रसो निर्वुतिधन: ६॥ १६ 
प्रेम को अनुभूति -कु० ३।३७ 11. आनन्द, प्रसन्न 
खुशी--रघु० ३।२६ 12. लावण्य, अभिरुचि, सौन्दय, 
लावण्य 13. करुणरस, भाव-भावना 14, (काव्य 
रचनाओं में) रस नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती . 
भारती कवेर्जयति काव्य» १, (रस प्रायः ज्रः 
है:--श्श्डगारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानका; । बीभत्मा- 
दुभृतसं्ञौ चेत्यष्टौ नाटये रसा स्मृताः ॥ परन्तु कभी 
कभी 'यांत' रसको जोड़ कर नौ रस बना दिय 
जाते हँ,-निवदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस 
काव्य० ४; कभी कभी दसवां रस 'वात्सल्य' आर 
मिला दिया जाता हे । प्रत्येक काव्यरचना के रस 
आवदयक घटक हुँ, परन्तु विश्वनाथ के मतानुसार 
रस काव्य की आत्मा है वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ 
--सा० द०३) 15. सत्‌, सार, तत्त्व, सर्वोत्तम 
भाग 16. शरीर के संघटक द्रव 17. वीर्य 18. पार! 
19. विष, जहरीला पेय, जैसा कि 'तीक्ष्णग्सदायिन 
में 20. कोई भी खनिज या धातुसबंधी लवण । 


सम०--अञ्जनम्‌ रसौत, एक प्रकार का अजन, 
-~अम्लः अमलबत,--अयनम्‌ 1. अमृत, कोई भ॑ 
औषध जो बढ़ापे को रोक कर जीवन को हूम्बा 
कर.-- निसखिलळरसायनमहितो गन्धेनोग्रेण लशम 
इव--रस० 2. (आलं०) अमत का काम देन 
बाल! अर्थात जो मनको तप्त भी करे साथ 
हपित भी करे, आनन्दनानि हृदर्यकरसायनानि 
मा: ६।८, मनसश्च रसायनानि  उत्तर० १३६, श्रो 
कर्ण आदि 3. रससिद्धि, रसायन श्रेष्ठ; पारा 
--आत्मक (त्रि०) 1. रसीला, रसदार 2. तरळू 
द्र, -आभासः किसी रस का बाह्यछा या केदः 
प्रतीनि 2. किसी रस का अनूपयकत स्थान पर वर्णन 
आस्वादः 1. सत्‌ या रस आदि चखना 2. काऽ - 
रस का अनभति, काव्य सौन्दर्य का प्रप्यक्षीक रष 
सा कि 'काव्यामतरसास्वादः' मं.--इन्द्र: 1. पार 
एरसमणि. चिन्तामणि {कहत हैं कि इसके रपः 
सोना बन जाता है) उद्धवम्‌.-- उपलभ 
कमन (नप०) उन अस्तो को उधार कर ८ 
जिनमें पारा इस्तेमाल किया केसरम्‌ वे?” 


त लाटा 


जनता हैं, 


गन्धः, घम्‌ लोबान की तरह का खूबबदार गो: 
1 जाता 2. आननाः 

जे जम रुधिर, ॐ 

1 जा रस का उत्तमता को परखता हे, जः 
जनता 2, सांसारिकेछ च सुखंष वय ररा 


वस्तुओं क सौन्दर्य का पहच!? 
स्वाद को जानकार भावूक, वि 
कार 7 3. पार 


उनः ७ २१२७ : 
र सक्षम -ज्ञञ 1 
चेक. काव्यमभज्ञ, कवि 2. श्सर्सिाः 


( ८५० ) 


के योग से बनने वाली औषधियों के तैयार करने 
वाला वैद्य, (-ज्ञा) जिह्वा, -भामि० २५९, - तेजस्‌ 
(नपुं०) रुधिर --दः वेद्य,--घातु (नपुं०) पारा, 
“+अबन्धः कोई भी काव्यरचना, विशेष कर नाटक, 
--कलः नारियल का पेड,--भद्धूः रस का टूट जाना 
या अवरोध,--भवस्‌ रुधिर,--राज:ः पारा, - विक्रयः 
मदिरा की बिक्री,-क्षास्त्र रससिद्धि का विज्ञान, 
¬ सिद्ध (वि०) 1. काव्य-सम्पन्न, रसवेत्ता--जयन्ति ते 
सुकृतिनः रससिद्धाः कवीञ्वराः--भतृं० २1२४ 2. रस- 
सिद्धि म कुशल, -सिद्धिः (स्त्रीश) रससिद्धि में 
कुशलता । 

रनम्‌ [ रस्‌+-ल्युट्‌ ] 1. ऋन्दन करना, चिल्छाना, 
चिघाइना, शोर मचाना, टनटन करना, कोलाहल 
करना 2. बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गरज 
3. स्वाद, रस 4. स्वाद लेने की इन्द्रिय, जिह्वा 
इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवति--तर्क॑०, भग० 
१५।९ 5. प्रत्यक्षीकरण, गुणागुणविवेचन, ज्ञान सर्वे- 
ऽपि रसनाद्रसा:--सा० द० २४४। 

रसना दे० रशना । सम०--रदः पक्षी,--लिह (पुं०) 
कुत्ता । 

रखवत्‌ (वि०) [ रस+-मतुप्‌ | 1. रसेदार, रसीला 
2. स्वादिष्ट, मशालेदार, मजेदार, सुरस - संसारसुख- 
वृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले, काव्यामृतरसास्वादः सम्पर्कः 
सज्जनः सह 3. तर, गीला, पानी से आद्रे 4. मनो- 
हर, शानदार, प्रांजल, परिष्कृत 5. भावों से भरा 
हुआ, जोशीला 6. स्नेहसिक्त, प्रेमपुरित 7. साहसी, 
रसिक, ती रसोई । 

रसा [ रस्‌ +अच्‌ =-टाप्‌ ] 1. निम्नतर नारकीय प्रदेश, 
नरक 2. पृथ्वी, भूमि, मिट्टी--भामि० १।५९, स्मरस्य 
युद्धरङ्गतां रसारसारसारसा--नलो० २1१०३. जिह्वा । 
सम०--तलम्‌ 1. पृथ्वी के नीचे सात पातालों में से 
एक, दे० पाताल 2. नीचे की दुनिया, नरक, - राज्यं 
यातु रसातलं पुनरिदं न प्राणितुं कामये- भामि० 
२।६३ जातिर्यातु रसातलम्‌--भतुँ० २1३९ । 

रसालः [| रसमालाति-आ--लाञ-क, ष० त० ] 1. आम 
का पेड़,-भूड़ा: रसालकुसुमानि समाश्रयन्ते भामि० 
१1१७ 2. गन्ना, ईख,--छा 1. जिह्वा 2. वह दही 
जिसमें शक्कर तथा मसाले मिला दिए गये हों 
3. 'दूर्वा' घास, दूब 4. अंगूरों की बेल या अंगूर, 
लम्‌ लोबान । 

रसिक (वि०) [ रसोऽस्त्यस्य उन्‌ | 1. मसालेदार, मजे- 
दार, स्वादिष्ट 2. शानदार, ललित, सुन्दर 3. जोशीला 
4. उत्तमता या रस को पहचानने वाला, स्वादयुक्त, 
गुणग्राही, विवेचक --तद्‌ वृत्तं प्रवदन्ति काव्यरसिकाः 
शादुँछविक्रीडितम्‌--श्रुत० ४० 5. आनन्द लेने वाला, 


खुशी मनाने वाला, प्रसन्नता अनुभव करने वाला, 
भक्त (प्रायः समास में) --इयं मालती भगवता सदुश- 
संयोगरसिंकेन वेघसा मन्मथेन मया च तुभ्यं दीयते 
नामी? ६, इसी प्रकार 'कामरसिकः'-भतृं ० ३३११२, 
परोपकाररसिकस्य--मृच्छ० ६।१९,---कः 1. रसिया, 
गुणग्राही, सहृदय पुरुष तु० अरसिक 2. स्वेच्छाचारी 
3. हाथी 4. घोड़ा, - का 1. ईख का रस, राब, मींझा 
2. जिह्वा 3. स्त्रियों की करघनी-दे० 'रसाला' भी । 

रसित (भू० क० कृ०) | रस्‌-क्त ] 1. चखा हुआ 
2. रस या मनोभाव से युक्त 3. मुलम्मा चढ़ा हुआ, 
-- तम्‌ 1. शराब या मदिरा 2. कंदन, दहाड़, गरज, 
चिघाड़, कोलाहङ, शो र-हेरम्बकण्ठरसितप्रतिमानमेति 
= मा० ९।३। 

रसोनः [ रसेनेकेन ऊनः ] लहसुन - तु० लशुन । 

रस्थ (वि०) [ रस--यत्‌ | रसवाला, मजेदार, सुस्वादु, 
रुचिकर--रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः 
सात्त्विकप्रियाः भग० १७।८। 

रह (म्वा० पर०, चुरा० उभ० रहिति, रहयति-- ते, 
रहित) छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना, 
तिलांजलि देना, छोड़कर अलग हो जाना--रहयत्या- 
पदुपेतमायतिः--कि० २1१४ । 

रहणम्‌ [ रह्‌ --ल्युट्‌ ] छोड़ कर भाग जाना, परित्याग 
कर देता, अलग हो जाना - सहकारवृते समये सह 
का रहेणस्य केन सस्मार पदम्‌ -- नलो० २।१४। 


रहस्‌ (नपुं०) [ रह +-असुन्‌ | 1. एकान्तता, एकान्तवास, 
अकेलापन, एकाकीपन, निर्जनता--रघु० ३।३, १५। 
९२, पंच० १।१३८ 2. उजड़ा हुआ या सुनसान स्थान, 
छिपने की जगह 3. भेद की बात, रहस्य 4. मैथुन, 
संभोग 5. गुप्त इन्द्रिय--(अव्य०) चुपचाप, आँख 
बचा कर, गुप्त रूप से, एकान्त में, निर्जेनस्थान में, 
- अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्सङ्गतं रहः-- श० 
५1२४, प्रायः समास में--वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने 
¬ ५।२३। 

रहस्य (वि०) | रहसि भव:--यत्‌ | 1. गुप्त, निजी, 
प्रच्छन्न 2. भेदभरा, - स्यम्‌ 1. भेद (आलं० से भी) 
स्वयं रहस्यभेदः कृतः--विक्रम० २ 2. रहस्य से 
भरा जादू, मंत्र, (अस्त्रसंबंघी) भेद, गुप्त बात-सरह- 
स्यानि जृम्भकास्त्राणि-उत्तर० १ 3. आचरण का 
भेद या रहस्य, गुप्त बात- रहस्यं साघूनामनुपधि 
विशुद्धं विजयते ~- उत्तर० २।२ 4. गुह्य या गोपनीय 
शिक्षा, एक रहस्यमय सिद्धान्त--भक्तोऽसि मे सखा 
चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌--भग० ४।३, मनु० २1१५०, 
(अव्य०-- स्यम्‌) चुपचाप, गृप्तरूप से--याज्ञ० ३। 
३०१ (यहाँ यह विशषण के खूप में भी समझा जा 
सकता है) । सम०--आख्यायिन्‌ (वि०) भेद की बात 


( ८५१ ) 


बताने वाला--रहस्याख्यायीव स्वनसि मृढु कर्णान्तिक- 
चर:--श० १॥२४,--भेद:--विभेदः किसी भेद या 
गुप्त बात का खोलना,--व्रतम्‌ 1. गुप्त प्रतिज्ञा या 
साधना 2. जादू के शस्त्रास्त्रो पर अधिकार प्राप्त 
करने के लिए एक रहस्यमय विज्ञान । 

रहित (भू० क० कु०) [ रह्‌ कर्मणि क्त ] 1. छोड़ा गया, 
छोड़ दिया गया, परित्यक्त, सम्परित्यक्त 2. वियुक्त, 
मुक्त, वञ्चित, हीन, के बिना (करण० के साथ या 
समास के अन्त में -रहिते भिक्षुभिग्रामि - याज्ञ? 
३।५९, गुणरहितः, सत्त्वरहितः आदि 3. अकेला; 
एकाकी,--तम्‌ गोपनीयता, परदा या ओट । 

रा (अदा० पर० राति, रात) देना, अनुदान देना, समर्पण 
करना--स रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ 
- काव्य० ७। 


राका [ रा-|-क--टाप्‌ ] 1. पूणिमा का दिन, विशेषरूप 
से रात्रि, -वरिद्रयं भजते कलानिधिरयं राकाधुना 
म्लायति --भामि० २७२, ५४, ९४, १५०, १६५, 
१७५, ३।११ 2. पुणिमा की अधिष्ठात्री देवी 3. वह 
कन्या जिसे अभी रजोघमं होना आरंभ हुआ है 
4. खुजली, खाज । 

राक्षस (वि०) (स्त्री०-सी) [ रक्षस इदम्‌ - अण्‌ ] दैत्य 
या राक्षस से सबंध रखने वाला, पैश्याची, निशाचर के 
स्वभाव वाला--उत्तर० ५३०, भग० ९॥१२,--सः 
1. पिशाच, भूतप्रेत, बेताल, दानव, शैतान 2. हिन्दु-घर्म- 
शास्त्रों में प्रतिपादित विवाह के आठ भेदों में से एक 
प्रकार जिसमें दुलहिन के सम्बन्धियों को युद्ध में परास्त 
कर कन्या को बलात्‌ उठाकर ले जाया जाता है 
-"राक्षसो युद्धहरणात्‌-याज्ञ० १।६१, तु० मनु० ३1३३ 
भी (इसी ढंग से कृष्ण रुक्मिणी को उठा लाया था) 
3. ज्योतिषविषयक एक योग 4. नन्द राजा का मन्त्री, 
जो मुद्राराक्षस नाटक में एक प्रधान पात्र है, - सी 
पिशाचिनी । 


राक्षा दे० लाक्षा (कदाचित्‌ अशुद्ध रूप है) । 

रागः [ रञ्ज्‌ भावे घडा, नलोपकुत्वे | 1. वर्ण, रंग, 
रंजक वस्तु 2. लाल रङ्ग, लालिमा, -- अधर: किसलय- 
राग:-श० १२१ 3. लाल रङ्ग, लाल रङ्ग की लाख, 
महावर,-रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलञ्च- 
कार--कु० ३।३०, ५।११ 4. प्रेम, प्रणयोन्माद, स्नेह, 
त्रीतिविषयक या काम-भावना, - मलिनेऽपिरागपूर्णाम्‌ 
“भामि० १।१०० (यहाँ इसका अर्थ 'लाली भौ है) 
"अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशो5स्या दृष्टिरागः --श० २, 
दे० 'चक्षुराग' भी 5. भावमा संवेग, सहानुभूति, हित 
6. हषं, आनन्द 7. कोष रोष 8. प्रियता, सौन्दर्य 
9. संगीत के राग या स्वरग्राम मूलराग छः हैं --भैरवः 
कोशिकश्चेव हिन्दोलो दीपकस्तथा । श्रीरागो मेघ- 


रागश्च रागाः षडिति कीतिताः-भरत । दूसरे लेखकों 
ने भिन्न-भिन्न नाम बतलाये है, प्रत्येक राग के अनुरूप 
उनके साथ छः छ: रागिनियां होती हैं, इस प्रकार सबको 
मिलाकर संगीत के अनेक राग हो जाते हैं) 10. संगीत 
की संगति, संगीतमाधुयं--तवास्मि गीतरागेण हारिणा 
प्रसभं हृत:-श० १।५, अहो रागपरिवाहिणी गीति:ः-श ० 
५ 11. खेद, शोक 12. लालच, ईर्ष्या । सम०--आत्मक 
(वि०) जोशीला,--चूर्णः 1. खेर का वृक्ष 2. सिन्दूर 
3. लाख 4. होली के उत्सव पर एक दूसरे पर फेंका 
जाने वाला गुलाल या अबीर 5. कामदेव,--ब्व्यम्‌ 
रंगने वाला पदार्थ, रङ्गलेप, रङ्ग,- बन्धः भावना का 
प्रकटीकरण, (नाना प्रकार संवेगों के) उपयुक्त वर्णन 
से उत्पन्न रुि-भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः 
स एव--माळवि० २।९,-यु्ज्‌(पुं०) लाल, सूत्रम्‌ 
1. रङ्गीन धागा 2. रेशमी धागा 3. तराजू की डोरी । 
रागिन्‌ (वि०) | रग+-इनि ] 1. रङ्गीन, रङ्गा हुआ 
2. रङ्ग करने वाला, रङ्गलेप करने वाला 3. लाल 
4. भावना और आवेश से पूर्ण, जोशीला 5. प्रेमपूरित 
6. सावेश, स्नेहील, श्रद्धानुरागपूर्ण, अभिलाषी, 
लालायित (समास के अन्त में), (पुं०) 1. चित्रकार 
2. प्रेमी 3. स्वेच्छाचारी, कामासक्त,--णी 1. संगीत 
के स्वरग्राम की विकृतियां जिनमें से तीस या छत्तोस 
भेद गिनाये जाते हे 2. स्वैरिणी, पुंश्चली, कामुकी । 
राघवः [रघोर्गोत्रापत्यम्‌-- अण्‌] 1. रघुवंशी, रघु की संतान 
विशेषत: राम 2. एक प्रकार का बड़ा मच्छ-भामि० 
१।५५। 
राङ्कव (वि०) (स्त्री०-थी) [रङ्कोरयं विकारो वा तल्लो- 
मजातत्वात्‌ अण्‌ | रङ्कु ताम की हरिण जाति से 
सम्वन्ध रखने वाला, या इसके बालों से बना हुआ, 
ऊनी - विक्रमांक० १८।३१,-वम्‌ 1. हरिण के बालों 
से बनाया हुआ ऊनी कपड़ा, ऊनी, वस्त्र 2. कम्बल । 
राज्‌ (स्वा० उभ० राजति-ते, राजित) 1. (क) चमकना, 
जगमगाना, शानदारया सुन्दर प्रतीत होना, प्रमुख 
होना-रेजे ग्रहमयीव सा--भतृ ० १।१७, राजन्‌ राजति 
वीरवेरिवनिता वैघव्यदस्ते भुज:--काव्य० १०, रघु० 
३।७, कि० ४।२४, ११६: (ख) प्रतीत होना, झलक 
दिखाई देना,-तोयान्तर्भास्करावलीव रेजे मुनिपरभ्परा- 
कु० ६।४९ 2. हकूमत करना, शासन करना-प्रेर० (राज- 
यति-ते) चमकाना, रोशनी करना, उज्ज्वल करना । 
निसू-,प्रेर० चमकाना, रोशनी करना, उज्ज्वल करना, 
अलंकृत करना, देदीप्यमान करना-- दिव्यास्तरस्फुरदुग्र- 
दीधितिशिखानीराजितज्यं घनुः-- उत्तर? ६1१८, 
नीराजयन्ति भूपालाः पादपीठान्तभूतलम्‌- प्रबो० २ 
2. आरती उतारना, नीराजन करना (पूजा या सम्भान 
की दृष्टि के कारण जलते हुए दीपकों के थाल को घुमाना) 


(८५२ ) 


नानायोधसमाकीर्णो नीराजितहयद्विप: काम० ४६६ 
बि , 1. चमकाना, भामि० १।८८ 2. दिखाई देना, 
प्रतीत हाना रबु० २1२० 


राज्‌ (पुं०) [राजू --क्विप्‌ | राजा, सरदार, युवराज । 
राजकः | राजन्‌ क 


न्‌ | छोटा राजा, मामूली राणा, कम्‌ 
राजा वा राणाजो का सम्‌ ह+ प्रभुसचा प्राप्त राजाओं 
का समुदाय - सहने न जनोऽप्यवःक्रियां किमु लोका- 
धिकधाम राजकम्‌ -- किं० २।४७; शि० १४४३ । 


राजत (वि०) (स्त्री) ती) [रजत :-अणू] चांदी का, 


चांदी का वना हुआ, शि० ४१२३, तम्‌ चाँदी । 


राजन्‌ (पुं०। [राज्‌ ; कनिन्‌, रञ्जयति रञ्ज्‌ ‡- कनिन्‌ नि० 


चा| 1. राजा, शासक, युवराज, सरदार या मुखिया 
(तत्पुरुष समास के अन्त में राजन्‌ का बदल कर 
राज वन जाता है) बंगराजः, महाराजः आदि 
रथव सोऽभूदन्तर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ --रघु० 
४1१० 2. सँनिक जाति का पुरूष, क्षत्रिय शि० 
१४१४ 3. युधिष्ठिर को नाम 4. इन्द्र का नाम 
5. चन्द्रमा---भामिञ ११२६ 6. यक्ष । सम० 
---अङ्कनम्‌ राजकीय कचहरी या दरवार, महल का 
आंगन, - अधिकारिन्‌, अधिकृतः 1. राजकीय अधि- 
कारी या अफसर 2. न्यायाधीश, -- अधिराजः, इन्दः 
राजाओं का राजा, सर्वोपरि राजा, प्रमुख प्रभु, 
सम्राटू,---अनकः 1. घटिया राजा, छोटा राणा, 
2. एक प्रकार की उपाधि जो पहले पूजनीय विद्वानों 
और कवियों को दी जाती थी,--अपसदः अयोग्य या 
पतित सजा, - अभिषेकः राजा का राजतिलक,--अहेम्‌ 
असर की लकड़ी, एक प्रकार की चन्दन की लकडी, 
--अहैणम्‌ राजकीय सम्मातसूचक उपहार, आज्ञा 
राजा का अनुशासन, अध्यादेश, अथवा आदेश, 
--आभरणम राजा का आभूपण,-- आवलिः,--ली 
राजकीय वणावली, राजवंशावळी, उपकरणम्‌ (ब० 
व०) राजकीय साज-सामान, राजचिक्नु,- ऋषिः 
(राज ऋषि: था राजिः) राजकीय ऋषि, सन्त- 


समान राजा, क्षत्रिय जाति का पुरुष जिसने अपने 
पित्र जीवन तता साधनामय भक्ति से ऋषि का पद 
प्राप्त किया हो । जैसे पुरूरवा, जनक और विश्वामित्र, 
करः राजा को दिया जाने वाळा शुल्क -कार्यम्‌ 
राज्य का काय --कुमांरः युवराज. -कुल 1. राजकीय 
का कुटुम्ब 2. राजा का दरबार 
ठप (राजकुले कथ्‌, या निविद्‌ (प्रेर०) 
4 मे किसी के विरुद्ध अभियोग चलाना, 


न्याया” 


या चालय कर्ता) 5. राजा का महल 3. राज; 
महाराज (बाडने की सम्मानसूचक रीति), गामिन्‌ 
(बिष) राज्याधीन या राजाधिकार में होने वालो 


(जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी 


न हो ),--यूहम्‌ 1. राजकीय निवास, राजा का महल 
2. मगध के मुख्य नगर या राजधानी का नाम (जो 
पाटलिपुत्र से लगभग ७५ या ८० मील की दूरी पर 
स्थित है) --चिह्लूमु राजचिह्न, राजाविकार 
या राजशक्ति,-तालः, ताली सुपारी का पेड़,-दण्डः 
1. राजा के हाथ का डडा 2. राज शासन या राजा- 
घिकार 3. राजाद्वारा दिया गया दण्ड,-दन्तः 
(दन्तानां राजा) आगे का दाँत नै० ७।४६,- दूतः 
राजदूत, राजा का प्रतिनिधि,- द्रोहः राजा के 
विरुद्ध विश्वासघात, राजसत्ता के विरुद्ध आन्दोलन, 
राजविद्रोह,--द्वार्‌ (स्त्री०), - द्वारम्‌ राजा के महल 
का मुख्य द्वार या फाटक,--हारिकः राजमहल का 
ड््योढ़ीवानू,--धर्मः 1. राजा का कर्तव्य 2. राजाओं से 
सम्बन्ध रखने वाळा नियम या विधि (प्रायः ब० व० में) 
--धानम्‌,--धानिका,--धानी राजा का निवास 
स्थान, मुख्य नगर, राजधानी, शासन के कार्यालय का 
स्थान,-रघु० २।२०, धुर्‌ (स्त्री), धुराशासन का 
उत्तर दायित्व या भार,-नयः,-नोतिः (स्त्री०) 
राज्य का प्रशासन, सरकार का प्रशासन, राजनय, 
राजनीतिज्ञता, नीलम्‌ पन्ना, मरकत मणि,--पह्टः 
घटिया हीरा,--पथः, पद्धतिः (प्त्री °) == राज-मागं 
दे०, पुत्र: 1. राजकुमार, युवराज 2. क्षत्रिय, सैनिक 
जाति का पुरुष 3. बुधग्रह, पुत्री राजकुमारी, पुरुषः 
1. राजा का सेवक 2. मन्त्री, प्रेष्यः राजा का सेवक 
(-यष्म्‌) राजा की सेवा (अधिक शुद्ध' 'राजप्रेष्य”), 

बोजिन्‌, वंश्य (वि०) राजा को सन्तान, राज- 
वंशज, भूतः राजा का सिपाही, भृत्यः 1. राजा 
का सेवक या मंत्री 2. कोई सरकारी अधिकारी, 
- भोग: राजा का भोजन, खाना, ` भौतः राजा का 
विदूषक या हंसोकड़ा, मात्रधरः, भन्त्रिन्‌ (पुं०) 
राजा का सलाहकार,-मार्गः 1. मुख्य मार्ग, मुख्य सड़क, 
राजकीय या मुख्य पथ, मुख्य रास्ता या प्रधान मार्ग 
2. राजाओं की कार्य-विधि प्रणाली, या रीति, मुद्रा 
राजा की मोहर, -यक्ष्मन्‌ (पु०) क्षयरोग, फुफफुसीय 
क्षयरोग, तपेदिक,-राजयक्ष्मपरिहानिराययौ कामयान- 
समवस्थया तुलाम्‌ रघु० १९।२५, राजयक्ष्मेव 
रोगाणां समूहः स महीभूताम्‌---शि० २।९६ (इस 
शब्द की व्याख्या के लिए दे० मल्लि० इस पर और 
झि० १३।२९ पर), -यानम्‌ राजा की सवारी, 
पालकी,-- योगः 1. जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों 
का ऐसा संरूपण जिससे उस व्यवित के राजा होने 
का संकेत मिले 2. धामिक चिन्तन का एक सरल 
योग (राजाओं द्वारा अभ्यास करने योग्य) जो हठ 
योग (दे०) जैसे और कठोर योगों से भिन्न है, रङ्गम्‌ 
चाँदी,-- राजः 1. प्रमुख राजा, सर्वोपरि प्रभु, सम्राद्‌ 


( ८५३ ) 


2. कुबेर का नाम--अन्तर्वाष्परिचरमनुचरो राज- 
राजस्य दध्यौ--मेघ० ३ 3. चन्द्रमा, रीतिः 
(स्त्री०) 'कांसा, फूल, लक्षणम्‌ 1. मनष्य के शरीर 
पर कोई ऐसा चिल्ल, जो उसकी भावी राजकीयता 
को प्रकट करे 2. राजकीय चिह्न, राजचिह्व, राज- 
शक्ति,--लक्ष्मी;,श्री: (स्त्री) राजा का सौभाग्य या 

द्वि, (देवी का मूर्तरूप) राजा की कीति या 
महिमा--रघु० २।७,--बंशः राजाओं का वंश 
---बंझावली राजाओं की वंशावली, राजाओं का वश- 
विवरण, विद्या (राजकीय नीति' राजा का कौशल, 
राज्य की नीति, राजनीति (तु० राजनय) इसी प्रकार 
'राजशास्त्रम्‌',--बिहारः राजकीय शिक्षालय,-शासनम्‌ 
राजा का अनुशासन, -श्ुङ्कम्‌ सुनहरी डंडी का राज- 


कोय छाता,--संसद्‌ (स्त्रीश) न्यायालय,-सदनम्‌ | 


महल, --सर्षपः काली सरसों, सायुज्यम्‌ प्रभुसत्ता, 
-~सारसः मोर, सूयः,यम्‌ एक बृहद यज्ञ जिसका 
अनुष्ठान चक्रवर्ती राजा (इसमें सहायक राजा लोग 
भी भाग लेते हैं) इसलिए करते हैं जिससे कि प्रकट 
हो कि उनका राजतिलक बिना किसी विरोध के सर्व- 
सम्मति से हो रहा है--राजा बे राजसूयेनेष्ट्वा 
भवति--शत०, तु० 'सम्राट' से भी, - स्कन्धः घोड़ा, 

स्वम्‌ 1. राजकीय संपत्ति 2. राजा को दिया 
जाने वाला शुल्क, मालगुजारी, - हंसः मराल (इवेत- 
रंग का हंस जिसकी चोंच और टांगें लाल हों) 

संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः --मेघ ० 


११, -हस्तिन्‌ (पुं) राजकीय हाथी अर्थात्‌ शाही | 


तथा सुन्दर हाथी । 
राजन्य (वि) [राजन्‌-यत्‌] शाही, राजकीय, 
1. क्षत्रिय जाति का पुरुष, राजकीय व्यक्ति-राजन्यान्‌ 
स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने--रघु० ४।८७, ३।३८, मेघ० 
४८ 2. श्रेष्ठ या पूज्य व्यक्ति । 
राजन्यकम्‌ [राजन्य--कन्‌] क्षत्रियों या योद्धाओं का 
समूह्‌ ¦ 
राजन्बत्‌ (वि०) [राजन्‌ मतुप्‌, वत्वम्‌] न्यायपरायण या 
उत्तम राजा द्वारा शासित (देश के रूप में, यह शब्द 
राजवत्‌ू--केवर राजा से युक्‍त'--शब्द से भिन्न 
है) - सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यात्‌ ततोऽन्यत्र राजवान्‌ 
अमर०, राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ - रघु० ६।२२, 
काव्या० ३।६। 
राजस ( वि० ) (स्त्री०-सी) [रजसा निमितम्‌-अण्‌] 
रजोगुण से प्रभावित या संबद्ध, रजोगुण से युक्‍त 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
भग? १४।१८, 31१२, १७।२ । 
राजसात्‌ (अव्य०) [राजन्‌ +साति| राज्य में सम्मिलित 
या राजा के अधिकार में। 


| राजिः-जो (स्त्री) [राज्‌ इन्‌ वा डीप्‌] धारी, रेखा, 


पंक्ति, कतारं. -सर्व पण्डितराजराजितिलकेनाकारि 
लोकोत्तरम्‌ - भामि० ४४४, दानराजिः--रघुऽ 
२।७, कि० ४।५। 


| राजिका [राजि-+-कन्‌ + टाप्‌] रेखा, पंक्ति, कतार 
| 2. खेत 3. काली सरसों 4. सरसों (एक परिमाण, 


राजिलः | राज्‌ --इलच्‌ | सांपों की एक सरल जाति जिसमें 


विष नहीं होता - कि महोरगविसपिविक्रमो राजिलेषु 
गरुडः प्रवर्तंते ~ -रघु ० ११।२७, तु० 'ड्डुभ । 


| राजीवः [राजी दलराजी अस्त्यस्य व] 1. एक प्रकार का 
हारेण 2. सारस 3. हाथी,--वम्‌ मील कमल, कु» 
1४६1 सम०--अक्ष (वि०} कमल जेसी आंखों 
वाळा । 
राज्ञी [राजन्‌ +- डीप्‌, अकारलोपः] रानी, राजा की पत्नी । 
राज्यम्‌ [राज्ञो भावः कर्म वा, राजन्‌-यत्‌, नलोपः] 
1. राजकोयता, प्रभुसत्ता, राजकीय अविकार-राज्येन 
कि तद्विपरीतवृत्तः--रघु० २1५३, ४।१ 2. राजधानी, 
राज्य, साम्राज्य रघु० १।५८ 3. हकूमत, राज्य, 
शासन, राज्य का प्रशासन । सम० अङ्गम्‌ राज्य 
का संविधायी सदस्य, राजप्रशासन की आवश्यक 
सामग्री, यह्‌ बहुधा सात बतलाई जाती हे --स्वाम्य- 
मात्यसुहृत्कोषराष्ट्रदुर्गबलानि च--अमर०, अधिकारः 
1. राज्य पर अधिकार 2. प्रभुसत्ता का अधिकार, 
अपहरणम्‌ हड़्पना, बलाद्‌ ग्रहण करना,  अभि- 
षेकः राजा का राजतिलक या सिंहासनारोहण,- -कर 
वह शुक्ल जो एक अधीनस्थ राजा द्वारा दिया जाता 
है, च्युत (वि०) गद्दी से उतारा हुआ, सिंहासत- 
च्युत, - तन्त्रम्‌ शासनविज्ञान, प्रशासन पद्धति, राज्य 
का शासन या प्रशासन - मुद्रा १, धुरा,--भारः 
शासन का जुआ, सरकार का उत्तरदायित्व या प्रशा- 
सन,--भङगः प्रभ्सता का विनाश, लोभः उपनिवेश 
बनाने की इच्छा, प्रादेशिक वृद्धि की इच्छा,---ब्यव- 
हारः प्रशासन, सरकारी काम-काज,-सुखम्‌ राजकीय- 
माधुर्य । 
राढा (स्त्री) 1. आभा 2. बंगाल के एक जिले का नाम, 
उसकी राजधानी - गोड राष्ट्रमनुत्तमं निरुपमा तत्रापि 
राढापुरी प्रबो० २ । 
रात्रिः,-त्री (स्त्री) [राति सुखं भयं वा रा-त्रिप्‌ वा 
ङीप्‌] रात---रात्रि्गता मतिमतां वर मुञ्च शय्याम्‌ 
रघु० ५१६३, दिवा काकरवाड्रीता रात्रौ तरति 


। नर्मदाम्‌ । सम०--अठः 1. वेताळ, पिशाच, भूत-प्रेत 
2. चोर, अन्ध (वि०) जिसे रात को दिखाई त 
दे, -करः चन्द्रमा, ` चरः ('राविवर' भो) 


i रो) 1. तिशाचर, डाकू, चोर 2. पहरेदार, आए) 


( ८५४ ) 


चौकीदार 3. पिशाच, भूत, प्रेत-(तं) यातं वने रात्रि- 
चरी डुढौके--भट्टि० २1२३, --चर्या 1. रात में इधर 
उघर घूमना 2. रात को होने वाला कार्य या संस्कार, 
--जम्‌ तारा, नक्षत्रपुंज,--जलम्‌ ओस,--जागरः 
1. रात को पहरा देना, रात को जागते रहना, 
रात में बेठे रहना--रघु० १९1३४ 2. कुत्ता,--तरा 
आधी रात, मध्यरात्रि,---पुष्पम्‌ कुमुद (जो रात 
को ही खिलता हैं ),--योगः रात का आ जाना, -- रक्षः, 
रक्षकः पहरेदार, रखवाला,--रागः अंधकार, 
घना अंघेरा,--वासस्‌ (नपुं०) 1. रात की वेशभूषा 
2. अंधकार विगमः रात का अंत, दिन का निकलना, 
पौ फटना, प्रभात का प्रकाश--बेद:--बेदिन्‌ (पुं०) 
मुर्गा! 


रात्रिन्दिवम्‌, रात्रिन्दिवा (अव्य०) [ द्व० स० ] रात दिन, 


लगातार, अनवरत--रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति 
—ञ० पा । 


रात्रिमन्व (वि०) [ रात्रिम्‌ +-मन्‌ञ-खश्‌ ] रात की भांति 


दिखाई देने वाला (जैसे दुदिन या मेघाच्छादित 
दिन हो) तु० 'रजनिमन्यः' । 


पूजाहेऽपराद्धा शकुन्तला--श० ४, अपराद्धोऽस्मि तत्र 
भवतः कण्वस्य--श० ७ 2. चूक जाना, लक्ष्यवेघ न 
कर सकना, शि० २1२७ 3. सताना, चोट पहुँचाना, 
क्षतिग्रस्त करना-न तु ग्रीष्मस्यं वं सुभगमपराद्धं युवतिषु 
श ३॥९, आ--, आराधना करना ([प्रेर०) 
1. राजी करना, मनाना, प्रसन्न करना परेषां चेतांसि 
प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा -भतु ० ३1३४, २।४, ५ 
2. पूजा करना, सेवा करना -- मेघ० ४५, वि--, चोट 
पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना, रुष्ट करना, ठेस पहुंचाना, 
-क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत क:--शि० २४३, 
विराद्ध एवं भवता विराद्धा बहुधा च न:--२४१ । 


राधः [ राघा विशाखा तद्वती पौर्णमासी राधी, सा अस्मिन्‌ 


अस्ति--राधी+-अण्‌ ] वैशाख का महीना । 


राधा [ राध्नोति साधयति कार्याणि--राघ्‌+-अच्‌+-ठाप्‌ ] 


1. समृद्धि, सफलता 2. प्रसिद्ध गोपिका जिस पर 
कृष्ण भगवान्‌ का बड़ा अनुराग था (इसकी छदमप्रीति 
को जयदेव ने अपने गीतगोविन्द की रचना द्वारा अमर 
कर दिया है) -तदिमं राधे गृहं प्रापय--गीत० १ 
3. अधिरथ की पत्नी तथा कर्ण की पालिका माता 


राद्ध (भू० क० कृ०) {राघु कर्तरि कर्मणि वा क्त] का नाम 4. विशाखा नाम का नक्षत्र 5. बिजली । 
1. आराधित, प्रसादित, मनाया गया 2. कार्यान्वित | राधिका दे० “राधा । 
सम्पन्न, निष्पन्न, अनुष्ठित 3. परकाया हुआ, (खाना) | राघेयः [ राधा --ढक्‌ ] कर्ण का विज्येषण । 
राघा हुआ 4. तैयार किया हुआ 5. प्राप्त किया हुआ | राम (वि० ) [ रम्‌ कतरि घञ्न, ण वा ] 1. सुहावना, 


हासिल किया हुआ 6. सफल, सौभाग्यशाली, प्रसन्न 
7. जादू की शक्ति से पूर्ण, दे० राध्‌ । सम०- अन्तः 
सिद्ध या स्थापित तथ्य, प्रदशित उपसंहार या सचाई, 
अन्तिम निर्णय, सिद्धांत, मत - सवंवेनाशिकराद्धान्तो 
नितरामनपेक्षितव्य इतीदानीमुपपादयामः- शारी०, 
--भन्तित (वि०) प्रदर्शित, प्रमाणों द्वारा स्थापित, 
तर्केसिद्ध । 


राध्‌ । (स्वा० पर० राघ्तोति, राद्ध; इच्छा० रिरात्सति, 


परन्तु 'मारना चाहता हूँ” के लिए रित्सति) 1. राजी 
करना, मनाना, प्रसन्न करना 2. सम्पन्न करना, कार्या- 
न्वित करना, पूरा करना, अनुष्ठान करना, निष्पन्न 
करना 3. प्रस्तुत करना, तैयार करना 4. क्षतिग्रस्त 
करना, नष्ट करना, मार डालना, उखाइना - वानरा 
भूघरान्‌ रेघुः--भट्टि ० १४।१९। 

1] (दिवा० पर० राध्यति, राद्ध) 1. अनुकूल या दयाद्रै 
होना, 2. सम्पन्न, या पूर्ण होना 3. सफल होना, काम- 
याब होना, समृद्ध होना 4. तैयार होना 5. मार 
डालना, नष्ट करना, प्रेर० (राधयति-ते) 1. राजी 
करना 2. सम्पन्न करना, पूरा करना, अनु--, आरा- 
घना करना, पूजा करना, मनाना, अप-, 1. रुष्ट 
करना, ठेस पहुँचाना, पाप करना (संबं० या अधि० 
के साथ, अथवा स्वतंत्र रूप से) --यस्मिन्कस्मिन्नपि 


आनंदप्रद, हर्षदायक 2. सुन्दर, प्रिय, मनोहर 
3. मलिन, घूमिल, काला 4. इवेत,-म: 1. तीन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों का नाम--(क) जमदरिनि का पुत्र i राम 
(ख) वसुदेव का पुत्र बलराम जो कृष्ण का भाई था 
(ग) दशरथ और कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र या 
सीताराम, रामायण का नायक । [ जब राम बालक 
ही थे तो विश्वामित्र, दशरथ की अनुमति लेकर 
लक्ष्मण समेत राम को, राक्षसों से अपने यज्ञों 
की रक्षा करने के लिए अपने आश्रम में ले गये । 
राम ने अनायास ही उन सब राक्षसों को मार 
गिराया और पुरस्कार के रूप में ऋषि से कई 
चमत्कारयुक्त अस्त्र प्राप्त किये । उसके पदचात्‌ राम 
विश्वामित्र के साथ जनक की राजधानी मिथिला 
नगरी गये, वहाँ शिव के धनुष को झुकाने का आइचये- 
जनक करतब दिखाकर सीता से विवाह किया और 
वापिस अयोध्या आ गये। यह देखकर कि राम ही 
राज्य का उपयुक्त अधिकारी हो रहा हँ, दशरथ ने 
उसे अपना युबराज बनाने का निश्चय किया, परन्तु 
ठीक राज्याभिषेक के दिन दशरथ की प्रियपत्नी कँकेयी 
ने, अपनी दुष्ट दासी मन्थरा के द्वारा भड़काये जाने 
पर, दशरथ को अपने दो पूर्व प्रतिज्ञात वरदान पूरा 
करने के लिए कहा, एक से उसने रामका चौदह वर्ष 


( ८५५ ) 


का निर्वासन तथा दूसरे से अपने प्रिय पुत्र भरत का 
युवराज के रूप में राज्याभिषेक माँगा । राजा को 
इस माँग से भयानक धक्का लगा, उसने कैकेयो को 
उन दुष्ट माँगो से हटाने का भरसक प्रयत्न किया 
परन्तु अन्त में उसे झुकना पड़ा। तुरन्त ही आज्ञाकारी 
पुत्र राम अपनी सुन्दर तरुण पत्नी सीता तथा भक्त 
भ्राता लक्ष्मण के साथ निर्वासित होने को तैयार हो 
गये। उसका निर्वासन काल वड़ी-बड़ी घटनाओं से 
भरा हुआ है, दोनों भाइयों ने कई शक्तिशाली राक्षसों 
का काम तमाम कर दिया, फलतः रावण की द्वेषाग्नि 
भड़क उठी । दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता 
से राम की शक्ति को देखने के लिए उसकी प्रिय 
पत्नी सीता का बलात्‌ अपहरण किया। सीता का 
पता लगाने के लिए अनेक निष्फल पृच्छाओं के पश्चात्‌ 
हनुमान्‌ ने यह निश्चय किया कि सीता लंका में हैं, 
और फिर उसने राम को प्रेरित किया कि लंका के 
ऊपर चढ़ाई की जाय तथा दुष्ट रावण को मौत के 
घाट उतारा जाय । वानरों ने समुद्र को पार करने 
के लिए एक पुल बनाया जिसके ऊपर से अपनी असंख्य 
सेना के साथ पार होकर राम लंका में प्रविष्ट हुए 
तथा उसे जीत कर सब राक्षसों समेत रावण का वध 
किया। उसके पश्चात्‌ राम अपनी पत्नी सीता, 
तथा अन्य युद्ध-मित्रों के साथ, विजयपताका फहराते 
हुए, वापिस अयोध्या आये जहाँ वशिष्ठ द्वारा उनका 


राज्यतिलक किया गया। राम ने बहुत वर्षो तक 
न्यायपूर्वक राज्य किया उसके पश्चात्‌ कुश युवराज 
बनाया गया । राम, विष्णु भगवान्‌ का सातवाँ अवतार 
माना जाता है, तु० जयदेव-वितरसि नि रणे दिकूपति- 
कमनीयं दशमुखमौलिर्बाल रमणीयं। केशव धृतरघु- 
पतिरूप जय जगदीश हरे--गीत० १। सम०--अनुजः 
~` एक प्रसिद्ध सुधारक, वेदान्ती संप्रदाय के प्रवर्तक तथा 
कई पुस्तकों के प्रणेता, वेष्णव,--अयनम्‌ (णम्‌) 
1. राम के साहसिक कार्य 2. वाल्मीकिप्रणीत एक 
प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमें सात काण्ड तथा २४००० 
इलोक है । -- गिरिः एक पहाड़ का नाम,-- (चक्रे) 
स्तिग्घच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु--मेघ० १, 
चन्द्र, भद्रः दशरथ के पुत्र राम का नाम--बूतः, 
हनुमान्‌ का नाम, --नवमी चेत्रशुक्ला नवमी, राम की 
जयंती,--सेतुः “राम का पुल” भारत और लंका को 
मिलाने वाला रेत का पुल जिसे आजकल 'एडम्स 
ब्रिज” कहते है । 


रामठ:,-ठम्‌ | रम्‌-अठ, घातोवृंद्विः ] हींग । 
रामणीयक (वि०) (स्त्री>-को) [ रमणीय+-वुञ्ञ्‌ ] 


प्रिय, सुन्दर सुखद,---कम्‌ प्रियता, सौन्दर्य--सा राम- 
णीयकनिषेरविदेवता वा--मा० १।२१, ९।४७, 


तरुणीस्तन एव मणिहारावलिरामणीयकम्‌--नै० २। 
४४, कि० १३३ ४।४ | 

रामा [ रमतेऽनया रम्‌ करणे घडा ] 1. सुन्दरी स्त्री, 
मनोहारिणी तरुणी--अथ रामा विकसन्मुखी बभूव 
--भामि० २1१६, ३।६ 2. प्रिया, पत्नी, गृहस्वामिनौ 
¬ रघु० १२।२३ १४।२७ 3. स्त्री-रामा हरन्ति हृदयं 
प्रसभं नराणाम्‌-ऋतु० ६।२५ 4. नीच जाति की स्त्री 
5. सिंदूर 6. हींग । 

राम्भः [ रम्भा+-अण्‌ ] बाँस की लाठी जिसे ब्रह्मचारी या 
संन्यासी रखते हैं । 

रावः [ रु+-घञ्ञ्‌ ] 1. क्रन्दन, चीत्कार, चीख, दहाड़, 
किसी जानवर की चिघाड़ 2. शब्द, ध्वनि--म्‌रज- 
वाद्यराव:---मालवि० १1२१, मधुरिपुरावम्‌--गीत० 
११। 

रावण (वि०) [रावयति भीषयति सर्वान्‌-रु+-णिच्‌ +ल्युट्‌] 

रावण (वि०) [ रावयति भीषयति सर्वान्‌-रु+-णिच्‌ 
ञ-ल्युटू ] कन्दन करने वाला, चीखने वाला, दहाड़ने 
वाला, शोक के कारण रोने धोने वाला,--ण: एक 
प्रसिद्ध राक्षस, लंका का राजा, राक्षसों का मुखिया 
(रावण के पिता का नाम विश्रवा तथा माता का 
केशिनी या कॅकशी था, इसी लिए वह कुबेर का 
सौतेला भाई था । पुलस्त्य ऋषि का पौत्र होने के 
कारण वह पौलस्त्य कहलाता हे । मूल रूप से 
लङ्का पर पहले कुबेर का अधिकार था, परन्तु रावण 
ने उसे वहाँ से निकाल दिया और लंका को अपनी 
राजघानी बनाया । उसके दस सिर (इसीलिए 
वह दशग्रीव, दशवदन, आदि कहलाता है) ओर बीस 
भुजाएं थीं, कुछ के अनुसार उसकी टांगें भी चार थी 
(वुः रघु० १२।८८ और उस पर मल्लि०) ऐसा 
वर्णन मिलता हँ कि रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने 
के लिए दस हजार वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की; 
और प्रति हजार वर्ष के पश्चात्‌ अपना सिर ब्रह्मा के 


आगे प्रस्तुत किया । इस प्रकार उसने नौ सिर 
प्रस्तुत किये और दसवां सिर प्रस्तुत करने लगा ही 
था कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसकी 
मृत्यु न मनुष्य द्वारा होगी और न देवता द्वारा । 
इस शक्ति से सम्पन्न होकर वह बड़ा अत्याचार करने 
लगा, उसने लोगों को सब प्रकार से सताना आरम्भ 
किया । उसकी शक्ति इतनी अधिक हो गई कि 
देवता भी उसके घरेलू नौकरों की भांति उसकी सेवा 
करने लगे । उसने अपने समय के प्रायः सभी 
राजाओं को जीत लिया, परन्तु कार्तवीर्यं ने उसे 
कारागार में डाल दिया जब कि रावण ने उसके देश 
पर आक्रमण किया । एक बार उसने कॅलास पर्वत 
उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु शिव ने ऐसा दबाया 
न 


( ८५६ ) 


कि उसकी अंगुलियाँ कुचल गई । फलतः उसने शिव 


की एक हजार वर्ष तक इतने ऊँचे स्वर से स्तृतिकी | 


कि उसका नाम रावण पड़ गया, और उसे शिव ने 
उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। परन्तु यद्यपि वह 
इतना बलवान्‌ और अजेव था, तो भी उसका अन्तिम 
दिन निकट आ गया ! राम --जिन्होंने इस राक्षस का 
वध करने के लिए ही विष्णु का अवतार धारण 
किया था, - अपना निर्वासित जीवन जंगल में रहकर 
विता रहा था। एक दिन रावण ने उसकी पत्नी 
सीता का अण्डरण किया और उससे अपनी पत्नी बन 
जाने का अनुरोध करने लगा- परन्तु उसने रावण 


की प्राथना को ठुकराया और वह उसके यहाँ रहती | 


हुई भी पतित्रता, सती साध्वी बनी रही। अन्त में 
राम ने अपनो वानरसेना की सहायता से लंका पर 
ड्राई की और रावण तथा उसकी सेना का काम 
तमाम किया । वह राम का उपयुक्त शत्रु था और 
इसीलिए वह कहावत प्रसिद्ध हुई--रामरावणयोर्युद्म्‌ 
रामरावणयोरिव) । 

"अणिः | राजणस्पापत्यम्‌-इडा ] 1. इन्द्रजित्‌ का नाम, 
“रावणिड्याब्यथों ग्रोद्धमारब्ध च महींगतः---भट्वि० 
रावण का कोई पुत्र- -भट्टि० 


म. 


४७1८८, ८? 3 
१५०८८, ८९ 2 


0042 
टु A 1 


0 

| अनुने व्याप्नाति-अस््‌-{- इव्यू , धातोरुडागमश्च | 
- ठेर, अवार, सग्रह, परिमाण, समुदाय धनराशिः. 
तायरथिः, थेशोराणिः आदि 2. अंक या संख्याएं जो 
अंकगणित की किसी विशेष प्रक्रिया के लिए प्रयकत 
की जायं (जैसे जोड़ता, गुणा करना आदि) 3. ज्योति- 
इचक्र, बारह राशियाँ । सम०-- अधिपः कुण्डली में 
किसी विशेष घर का स्पामी, चक्रम्‌ तारामण्डल, 
वारह राशियाँ, त्रयम्‌ बेराशिक गणित,-- भागः 
किसी राशि का भाग या अंश, - भोगः सूर्य, चन्द्रमा 
आदि ग्रहों का राचिचक्र में से होकर मार्ग अर्थात्‌ 
किसी ग्रह का किसी राशि पर रहने का काल । 
अध्ट्रम | राज्‌ +प्ट्रनू | 1. राज्य, देश, साम्राज्य-राष्ट्र- 
दुर्गवरळानि =---अमर०, मनु० ७1१०९, १०1६१ 
2. जिला प्रदण, देश, मण्डल जैसा कि “महाराष्ट्र! में 
- मनू: ७२० 3. अधिवासो, जनता, प्रजा-- -मनु० 
ष्ट्रः ष्ट्रम्‌ काई राष्ट्रीय या सार्वजनिक 


९२५, 
संकट । 

राष्ट्रिकः |राष्ट्र ठक | 1. किसी राज्य या देश का वासी 
मनु२ १०६१ 2. किसी राज्य का शासक, 
गज्यपाल | 

*7ह्टरिय, राष्ट्रीय (वि०) [राष्ट्र भवः ब| राज्य से सम्बन्ध 
सखन ताला, यः 1. राज्य का यासक, राजा 
““जसा कि “राष्ट्रिपश्याल: में, मृच्छ० ९ 2. राजा 


| 
{ 
1 
| 
| 
| 


का साला (रानी का भाई) 


श्रुतं राष्ट्रियमुखाद 
यावदङ्गुलीयकदर्शनम्‌ -- श० ६ । 


रास्‌ (भ्वा० आर रासते) कंदन करना, चिल्लाना, किल- 


किलाना, शब्द करना, हूह करना । 


रासः [रास्‌|-घञ्य्‌ ] 1. होहल्ला, कोलाहल, शोरगुल 


2. शब्द, ध्वनि ३. एक प्रकार का नाच जिसका 
अम्यास, कृष्ण और गोपिकाएं करती थीं, विशेषतः 
वृन्दावन की गोपियाँ--उत्सुज्य "रासे रसं गच्छन्तीम्‌ 
- वेणी० १।२, रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति 
मनो मम कृत परिहासम्‌ गीत० २, १ भी। सम० 
- - कोडा, मण्डलम्‌ कीडामूलक नाच, कृष्ण और 
वृन्दावन की गोपिकाओं का वर्तुलाकार नाच । 


रासकम्‌ [रास -)-कन्‌] एक प्रकार का छोटा नाटक दे० 


सा० द० ५४८ | 


रासभः [रासेः अभाच्‌] गधा, गर्दभ ¦ 
राहित्यम्‌ [रहित +-ष्यञञ्‌] विना किसी वस्तु के रहना, 


अभाव, किसी वस्तु का न होना । 


राहुः [रह उण्‌] एक राक्षस का नाम, विप्रचित्त और 


सिहिका का पुत्र, इसीलिए कई बार यह सँहिकेस 
कहलाता है (जब समुद्रमंथन के परिणाम स्वरूप 
समुद्र से निकला अमृत देवताओं को परोसा जाने लगा 
तो राहु ने वेश बदलकर उनके साथ स्वयं भी अमृत 
पीना चाहा । परन्तु सूर्य और चन्द्रमा को इस पड्यन्त्र 
का पता लगा तो उन्होने विष्णु को इस चाळाकी का 
ज्ञान कराया । फलतः विष्णु ने राहु का सिर काट 
डाला, परन्तु चूंकि थोड़ा सा अमृत वह चख चुका था, 
तो उसका सिर अमर हो गया । परन्तु कहते हैं कि 
पूर्णिमा या अमावस्या को वे दोनों चन्द्र औय सूर्य को 
अब भी सताने रहते हैं --तु० भर्तृ ० २1३४ । ज्योतिष 
में राहु भी केतु की भांति समझा जाता हे, यह आठवा 
ग्रह है, या चन्द्रमा का आरोही शिरोविन्दु है) 2. ग्रहण, 
या ग्रस्त होने का क्षण । सम०-- ग्रसनम्‌,- -ग्रासः, 
~ दर्शनम्‌,--संस्पञ्ञं: (चाँद या सूर्य का) ग्रहण, 
~-सुतकम्‌ राहु का जन्म अर्थात्‌ (चाँद या सूर्य का) 
ग्रहण याज्ञ० १।१४६ तु० मनु० ४११० | 


रि 1 ( तुदा० पर० रियति, रीण ) जाना, हिलना- 


जुळना । 


11 (क्रया० उभ० ` दे० 'री') । 


रिक्त (भू० क० कृ०) [रिच्‌ +-क्त| 1. खाली किया गया, 


साफ क्रिया गया, रिताया गया 2. खाली, शून्य 
3. से रहित, वञ्चित, के त्रिना 4. खोखला किया गया 
(जेसे हाथ की अंजलि) 5. दरिद्र 6. विभक्त, वियुक्त 
(देन रिच्‌),- कतम्‌ 1. खाली स्थान, शून्यक निवतिता 
2. जंगल, उजाड, बियावान । सम०--पाणि, - हस्त 
(वि०) खाली हाथ वाला, (फूल आदि के) उपहार 


( ८५७ ) 


से रहित अहमपि देवीं प्रेक्षितुमरिक्तपाणिर्भेवामि 
मालवि० ४ 1 
रिक्तक (वि०) [रिक्त+-कन्‌] दे० “रिक्त । 


| तेन यायात्सतां मार्येस्तेन गच्छन्‌ न रिप्यते - मनु० 
। ४१७८ 2. मार डालना, नष्ट करता भट्टिः 
| २३१। ` 


रिक्ता [रिक्त+-टाप्‌] चान्द्रमास के पक्ष की चतुर्थी, | रिष्ट (भू० क० कृ०) {रिष्‌ ञ-क्त] 1 क्षतिग्रस्त, चोट 


नवमी या चतुर्दशी का दिन । 
रिक्थम्‌ [रिच्‌-| थक्‌] 1. दायभाग, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति, मरने के पश्चात्‌ विरासत में छोड़ी हुई 
सम्पत्ति -विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्वं रिकूथमृणं 
समम्‌ - याज्ञ० २।११७, मनु० ९।१०४,-नन्‌ गर्भः 
पित्र्य रिकूथमहंति--श°० ६ 2. सम्पत्ति धनदौलत, 
सामान मनु० ८२७, 3. सोना । सम० - आदः, 
- घराह:--भागिन्‌ (प°), -हरः--हारिन्‌ (पुं०) 
उत्तराधिकारी । 
रिङ्ख्‌, रिङ्ग्‌ (तुदा० पर० रि्कति, रिङ्गति) 1. रेंगना, 
दबे पाँव चलना 2. मन्दगति से चलना । 
रिङ्खणम्‌, रिङ्गणम्‌ [रिङ्ख्‌+ (ग्‌) ञ्युट्‌] 1. रंगना, 
पेट के बल चलना (गुडलियो चलना) 2. (सदाचार 
से) विचलित होना, उन्मार्गगामी होना । 
रिच्‌ (रुधा० उभ० रिणक्ति, रिक्ते, रिक्त) 1. खाली 
करना, रिताना, साफ करना, निर्मल करना--रिण- 
च्मि जलधेस्तोयम्‌ -भट्टि० ६1३६, आविर्भूते शशिनि 
तमसा रिच्यमानेव रात्रिः--विक्रम० १।८ 2. वञ्चित 
करना, विरहित करना - (प्रायः भू० क० क्रश) दे० 
रिक्त, अति--, आगे बढ़ना, प्रगति करना, पीछे छोड़ 
देना (कर्मं वा० में और अपा० के साथ)--गृहूं तु 
गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते_-पंच० ४।८१, हिं० 
४1१३ १,भग० २।३६, वाचः कर्मातिरिच्यते . “उपदेश 
से निदर्शन उत्तम है” एग्जांपल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट 
Example is better than Precep ) 
उद्‌, 1. आगे बढ़ना, पीछे छोड़ देना, प्रगति करना 
2. बढ़ाना, विस्तार क्रना,--व्यति बढ़ जाना, पीछे 
छोड़ना स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते 
“रघु० १०३० | 
1 (भ्वा० चुरा० पर० रेचति, रेचयति, रेचित 1. विभक्त 
करना, वियुक्त करना, अलग-अलग करना 2. परि- 
त्याग करका, छोड़ना 3. सम्मिलित होना, मिलना, 
आ--, सिकोड़ना, खेल-खेल में चलना---आरेचित- 
अचतुरेः कटाक्षैः-कु० अप । 
रिटिः [रि--टिन्‌] 1. एक प्रकार का बाजा 2. शिव के 
एक सेवक (गण) का नाम-तु० 'भृङ्ग (गे) रिटि: । 
रिपुः | रप्‌+-उन्‌, पृपो० इत्वम्‌] शत्रु, दुश्मन, प्रतिपक्षी । 


रिफु (तृदा० पर० निफति, रिफित) 1. कटकटाने का अन्दर | 


करना 2. बरा भला कहना. कळ कू लगाना । 


रिष्‌ (भ्वा० परऽ रेपति, रिष्ट) 1. क्षति पहुँचाना, चोट | 


पहुँचाना, ठेस पहुँचाना तस्येहार्थो न रिष्यते-महा०, 
१०८ 


| - पहुँचाया हुआ, 2. अभागा, ष्टम्‌ 1. उत्पात, क्षति, 
ठेस 2. बदकिस्मत, दुर्भाग्य 3. विनाश, हानि 4. पाप 
5. सौभाग्य, समृद्धि । 

रिष्टिः (स्त्री) [रिष्‌ +-क्तिन्‌] दे? ऊ० 'रिष्टम्‌ ,--पुं५ 
तलवार । - 

री? (दिवा? आ० रीयते) टपकना, बूंद-बूंद गिरना, 
रिसना, पसीजना, बहना । 

1 (क्रथा० उभ० रिणाति, रिणीते, रीण-प्रेर० रेपयति-ते) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना 3 हृ हू करना । 

रीज्या (स्त्री०) 1. निन्दा, झिड़की, कलंक 2. शर्म, हया 

रीढकः (पुं०) मेरु दण्ड, रीढ़ की हड्डी । 

रोढा [रिह--क्त- टाप्‌] अनादर, तिरस्कार, अपमान । 

रीण (भू० क० कऽ) [री क्व] टपका हुआ, बहा हुआ, 
बूंद-बूंद करके गिरा हुआ । 

रीतिः (स्त्री) [री¬-क्तिन्‌] 1. हिलना-जुलना, बहना 
2. गति, क्रम 3. धारा, नदी 4. रेखा, सीमा 
5. प्रणाली, ढंग, तरीका, मार्ग, शेली, विधा, प्रक्रिया- 
--रीति गिराममृतवृष्टिकरीं तदीयां - भामि० ३।१९, 
सबंत्रेषा विहिता रीतिः--मोह० २, उक्तरीत्या, अन- 
येव रीत्या आदि 6. रिवाज, प्रथा, प्रचलन 7. शेली, 
वाक्यविन्यास--पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्था विशेषवत्‌ । 
उपकर्ची रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुविधा । वंदर्भी 
चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा- सा० द० 
६२४-५ 8. पीतल, कांसा (इस अर्थ में 'रीती' भी) 
9. लोहे का जंग, मूर्चा 10 धातु के तल पर लगा 
जारेय । 

रु (अदा० पर० रौति, रवीति, रुत) कंदन करना, हूहू 
करना, चिल्लाना, चीखना, जोर से बोलना, दहाड़ना 
(मक्खियों का) भनभनाना, शब्द करना कर्णे कलं 
किमपि रौति शर्नैविचित्रम्‌-हि० १८१, भट्टिः ३।१७, 
१२।७२, १४२१, वि 1.क्न्दन करना, विलाप करना 
शोक में रोना--ननु सहचरीं दूरे मत्वा विरौषि समु- 
त्सुकः विक्रम० ४।२०, भट्टि० ५१५४, ऋतु० ६।२७, 
2. कोलाहळ करना, शोर मचाना - न स विरौति न 
चापि स॒ शोभते. --पंच० १।७५, जीर्णेत्वाद्‌ गृहस्य 
विरौति कपाट:--मृच्छ ३, एते त एव गिरयो 
विरुवन्मयूराः--उत्तर० २।२३ । 

रुक्म (वि०) | रुच्‌ +-मन्‌, नि० कुत्वम्‌ | उज्ज्वल, चमक- 
दार, कमः सोने का आभूषण-शि० १५।७८,-क्मम्‌ 
1. मोना, 2. लोहा । सम०-~ क्रारकः सुनार,--पृष्ठक 


( ८९८ ) 


(वि०) सोने के मुलम्मे से युक्त, सोना चढ़ा हुआ, 
-ण्याहन: द्रोणाचार्य का नामान्तर । 

रुक्मिन्‌ (पुं ) [ रुक्‍्म--इनि ] भीष्मक के ज्येष्ठ पुत्र तथा 
रुक्मिणी के भाई का नाम । 

रुक्मिणी [ ₹क्मिन्‌ ]-ङीप्‌ ] विदर्भ के राजा भीष्मक की 
पुत्री का नाम (रैक्मिणी की सगाई रुक्मिणी के पिता 
ने शिशुपाल से कर दी थी, परन्तु रुक्मिणी गुप्त रूप से 
कृष्ण से प्रेम करती थी । उसने कृष्ण को एक पत्र भेज 
कर प्राथंना की कि उसका अपहरण कर लिया जाय, 
बलराम सहित कृष्ण आया और रुक्मिणी के भाई को 
युद्ध में परास्त कर रुक्मिणी को उठा कर ले गया । 
रुकिमणी से कृष्ण के पुत्र प्रधुम्त का जन्म हुआ) । 

रक्ष (वि०) ==रूक्ष, दे० । 

रुण (भू० क० कु०) [र्ज्‌--क्त ] 1. टूटा हुआ, नष्ट 
भ्रष्ट 2. व्यर्थीकृत 3. झुका हुआ, वक्रीकृत 4. क्षति 
ग्रस्त, चोट पहुंचाया हुआ 5. रोगी, बीमार (दे० रुज्‌)! 
सम०--रय (वि०) जिसका आक्रमण रोक दिया गया 
हो, जिसका धावा विफल कर दिया गया हो । 


रुच्‌ (स्वा० आ० रोचते, रुचित) 1. चमकना, सुन्दर या 
शानदार दिखलाई देना, जगमयाना--रुरुचिरे रुचिरे- 
क्षणविश्रमाः-शि० ६।४६, मनु० ३।६२ 2. पसन्द 
करना, (अन्य व्यक्तियों से ) प्रसन्न होना, (वस्तुओं 
से) प्रसन्न होना, रुचिकर होना; (प्रसन्न व्यक्ति 
के लिए संप्र० तथा वस्तु के लिए कर्तृ०) -न स्रजो 
रुचिरे रमणीम्यः--कि० ९।३५, यदेव रोचते 
यस्मै भवेत्‌ तत्‌ तस्य सुन्दरम्‌ - हि० २५३, कई बार 
व्यक्ति के लिए संबं०,--दारिद्रयान्मरणाद्वा मरणं मम 
रोचते न दारिद्रधम्‌-मृच्छ० १।११,प्र०- (रोचयति-ते) 
पसन्द कराना, रुचिकर या सुहावना करना--कु० 
३।१६,--इच्छा० (रुर्-रोचिषते) पसन्द करने की 
इच्छा करना, अभि -, पसन्द करना, रुचिकर होना 
--यदभिरोचते भवते--विक्रम २, भ्र--, 1. बहुत 
चमकना 2. पसन्द किया जाना, वि० चमकना, 
जगमगाना--रघु० ६1५, १७।१४, भट्रि ८।६६। 

स्न्‌, रुचा (स्त्री) [रुच्‌ -क्विप्‌, रुच्‌--ठाप्‌ | 1. प्रकाश, 
कान्ति, उज्ज्वलता,--क्षणदासु यत्र च रुचेकतां गताः 
क्षि १३।५३ ९।२३, २५, शिखरमणिरुचः--कि० 
५।४३, मेघ० ४४ 2. रङ्ग, छबि (समास के अन्त में) 
चलयन्मृगरुचस्तालकान्‌ -रघु० ८।५३, कु० ३।६५, 
कि० ५।४५ 3. अभिरुचि, इच्छा । 

राचक (नि०) [रुच्‌--क्वुन्‌ | 1. रुचिकर, सुखद 2. क्षुघा- 
वर्षेक या भूख बढ़ाने वाली (औषधि) 3. तीक्ष्ण, चपरा, 
कः 1. नीबू 2. कबूतर, --कम्‌ 1. दांत 2. सोने का 
आभूषण विशेषकर हार 3. पौष्टिक या पाचनशक्ति- 
वर्षेक 4. माला, हार 5. काला नमक । 


रुचा दे० 'रुच्‌'। 

रुचि: (स्त्री०) [ रुच्‌ कि ]। प्रकाश, कान्ति, आभा, 
उज्ज्वलता,-रुचिमिन्दुदले करोत्यजः परिपूर्णन्दुरुचिमंही- 
पतिः-शि० १६।७१, रघु ० ५४६७, मेघ ० १५ 2. प्रकाश 
किरण--जैसा कि “रुचिभर्त' में 3. छबि, रङ्ग, सौन्दर्य 
बहुधा समास के अन्त में-पटलं बहिर्बहलपङ्करुचि 
--शि० ९1१९ 4. स्वाद, मजा--जैसा कि 'रुचिकर' में 
5. सुस्वाद, भूख, क्षुधा 6. कामना, इच्छा, लुशी,-स्थरुच्या 
स्वेच्छा से, खुशी से 7. अभिरुचि, स्वाद--विमार्गगायादच 
रुचिः स्वकान्ते-भामि० १1१२५, 'अभिरुचि या प्रेम 
-न स क्षितीशो रुचये बभूव, भिन्नरुचिहि छोकः--रधु० 
६।३०, नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ 
~ माळवि० १४; 'संखग्न' व्यस्त! या 'अनुरक्त' के 
अर्थ में प्रयोग बहुधा समास के अन्त में-- हिंसारुचेः 
मा० ५।२९ 8. प्रणयोन्माद, किसी की बात में 
लवलीनता । सम०-कर (वि०) 1. स्वादिष्ट, चटपटा, 
मज़ेदार 2. इच्छा का उत्तेजक 3. पाचनशक्तिवर्घक, 
पौष्टिक,--भर्तू (पुं ) 1. सूयं--शि० ९।१७ 2. पति । 

रुचिर (वि०) [रुचि राति ददाति--श्च्‌+-किरच्‌] 
1. उज्ज्वल, चमकदार, प्रकाशमान, जगमगाता,--हेम- 
रुचिराम्बर-चौर० १४, कनकरुचिरम्‌, रत्नरुचिरम्‌ 
आदि 2. स्वादिष्ट, मजेदार 3. मधुर, ललित 4. क्षुधा- 
वर्घक, भूख बढ़ाने वाला 5. पुष्टिदायक, बलवर्धक, 
“रा 1. एक प्रकार का पीला रंग 2. वृत्तविशेष दे० 
परिशिष्ट १,--रम्‌ 1. केसर 2. लौंग । 

रुच्य (वि०) [रुच्‌--क्यप्‌] उज्ज्वल, प्रिय आदि, दे० 
रुचिर' । 

रुज्‌ (तुदा० पर० रुजति, रुग्ण) 1. तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े 
करना, नष्ट करना--रघु० ९।६३।१२।७३, भट्टि० 
४।४२ 2. पीड़ा देना, क्षति पहुँचाना, अस्वस्थ करना, 
रोगग्रस्त करना--रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो भीम- 
विक्रमा:--भट्टि ० ८।१२० 3. झुकना । 

रुज्‌, रुजा (स्त्री०) [रुज्‌ 4-क्विप्‌, रुज्‌ +-टाप्‌] 1. भंग, 
अस्थिभंग 2. पीड़ा, संताप, यातना, वेदना-- अनिश- 
मपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहक्तभिमतो मे--श० ३।४, 
कव रुजा हूदयप्रमाथिनी--मालवि० ३।२, चरणं 
रुजापरतिम्‌ -४।३ 3. बीमारी, व्याधि, रोग--रघु ० 
४९।५२ 4. थकावट, श्रम, प्रयत्न, कष्ट । सम» 
--प्रतिक्रिया प्रतिकार या रोग की चिकित्सा, इलाज, 
चिकित्सा का व्यवसाय,- भेषजम्‌ ओषध,--सद्मन्‌ 
(नपुं०) विष्ठा, मल । 

रुण्ड:,-डम्‌ [रङ +-ड, रुण्ड्‌-अच्‌ वा| सिर रहित शरीर, 
घड़मात्र, कबन्ध-वेल्लड्ू रवरुण्डम्‌ "्डनिकरवी रो विधत्ते 
भुवम्‌--उत्तर० ५।६, मा० ३1१७ । 

रतम्‌ [रु--क्त] क्रन्दन, किलकिलाना, दहाड़ना, शब्द 


( ८५९ ) 


करना, कोलाहल, (पक्षियों का) कूजना, (मक्खियों 
का) भनभनाना, पक्षि”, हंस”, कोकिल? अलि?। 
सम०--ज्ञः भविष्यवक्ता, नजूमी,--ब्याज: 1. कूट- 
ऋंदन 2. स्वांग । है . 

रुद्‌ (अदा० पर० रोदिति, रुदित,--इच्छा० रुरुदिषति) 
1. क्रंदत करना, रोना, विलाप करना, शोक मनाना, 
आँसू बहाना-निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह 
पुरः--गंगरा० ४, अपि ग्रावा रोदिति अपि दलतिवजस्य 
हृदयम्‌ --उत्तर० १।२८ 2. हूहू करना, दहाड़ना, 
चिल्ली मारना, प्र-- फूट फूट कर रोना । 

रुदनम्‌, रुदितम्‌ [रुद्‌ [-ल्युट्‌, क्त वा] रोना, क्रन्दन करना, 
विलाप करना, शोक में रोना-धोना अत्यन्तमासी- 
द्रृदितं वनेऽपि--रघु० १४।६९, ७०, मेघ० ८४ | 

रुद्ध (भू. क० कृ०) [रुघ--क्त| 1. अवरुद्ध, बाघायुक्त, 
विरोधी 2. घेरा डाला हुआ, घिरा हुआ, घेरा 
हुआ। 


रुद्र (वि०) [रोदिति-रुद्‌+-रक] भयानक, भयंकर, 
डरावना, भीषण,--ब्रः 1. देवसमू ह विशेष, (गिनती 
में ग्यारह), ऐसा माना जाता हैँ कि शंकर या शिव 
के ही यह अपकृष्ट रूप हैं, शिव स्वयं इस समूह के 
मुखिया हैँ-- रुद्राणां शंकरश्चास्मि--भग० १०।२३, 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुंकारशंसिनः -कु० २1२६ 
2. शिव का नाम। सम०-- अक्षः एक प्रकार का 
वृक्ष, (क्षम्‌) इसी वृक्ष के फल के बीज, जिनसे 
रुदराक्षमाळा वनाई जाती है-भस्मोद्धलन भद्रमस्तु 
भवते रुद्राक्षमाले शुभम्‌ - काव्य० १०, आवासः 
1. रुद्र का निवासस्थल, केलास पर्वत 2. वाराणसी, 
3. इमशान- तु० पितृसद्मगोचरः । 

रुद्राणी [ रुद्र+-डीप्‌, आनुक्‌ ] रुद्र की पत्नी, पार्वती का 
नामान्तर । 

रुध्‌ (रुधा० उभ० रुणद्धि, रुद्धे, रुद्ध,-इच्छा० रुरुत्सति 
-तै) 1. अवरुद्ध करना, ठहराना, गिरफ्तार करना, 
रोकना, विरोध करना, विघ्न डालना, बाधा डालना, 
मना करना --इदं रुणद्धि मां पद्ममन्तःकूजितषद्पदम्‌ 
जाविक्रम० ४२१, रुद्धालोके नरपतिपथे-मेघ० 
३७, ९१, प्राणापानगती रुष्वा०--भग० ४।२९ 
2. थामना, संधारण करना, (गिरने से) बचाना, 
आशाबन्धः ससद | प्रायशो ह्यङ्कनानां सद्यःपाति 
प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि, मेघ० १० 3. बन्द 
करना, ताला लगाना, रोकना, भेड़ना, बन्द कर देना 
-अंधि० के साथ, परन्तु कभी-कभी दोकमं० के साथ 
--भट्टि० ६।३५, ब्रजं रुणद्धिगाम्‌--सिद्धा ° 4. वांधना, 
सीमित करना--व्यालं बालमृणालतन्तुभिरस्रौ रोद्ध 
समुज्जुम्भते--भतृं० २।६ ॐ घेरा डालना, घेरना, 
नाकेबन्दी करना--रुन्धन्तु वारणघटा नगरं मदीयाः 


--मुद्रा० ४१७ अरुणद्‌ यवनः साकेतं-या-माध्य- 
मिकान्‌-महा०, भट्रि> १४२९ 6. छिपाना, ढकना, 
ओझल करना, गुप्त करना 7. अत्याचार करना, 
सताना, अत्यन्त कष्ट देना; अनु--, (बहुधा प्रयोग 
ऐसा होता है मानो धातु दिवा? की हुँ) 1. अवेक्षण 
करना, अम्यास करना--मनु० ५।६३ 2. प्रेम करना, 
अनुरक्त होना-स्वघर्ममनुरुन्घते-कि० ११।७८, 
नानुरोत्स्ये जगल्लक्ष्मी:--भट्टि ० १६।२३ 3. आज्ञा 
मानना, अनुसरण करना, अनुरूप होना--नियति 
लोक इवानुरुध्यते--कि० २।१२, अनुरुध्यस्व चन्द्र- 
केतोर्वचनं-उत्तर० ५, मद्दचनमनुरुध्यते वा भवान्‌ 
= कि० १८१ 4. स्वीकृति देना, सहमत होना, अनु- 
मोदन करना 5. प्रेरित करना, दबाव डालना, अव--- , 
1. रोकना, अटकाना-श० २।२ 2. बन्दी बनाना, 
कैद करना, बन्द करना (कभी-कभी दो कमों के साथ) 
“शोक चित्तमवारुघत्‌--भट्टि० ६1९ 3. घेरा डालना, 
उप--, 1. अवरुद्ध करना, विघ्न डालना--उपरुध्यते 
तपोऽनुष्ठानम्‌ -- श० ४ 2. तंग करना, दुःखी करना, 
कष्ट देना - पौरास्तपोवनमुपरुन्धन्ति श० १ 3. पार 


कर लेना, दबा देना--रघु० ४1८३ 4. कैद करना, 
बन्दी बनाना, नियन्त्रण में रखना 5. छिपाना, ढक 
लेना, नि - ,1. अवरुद्ध करना, रोकना, विरोध करना 
बन्द करना-- न्यरुघश्चास्य पन्थानम्‌ भट्टि० १७।४९ 
१६।२०, मृच्छ० १२२ 2. बन्दी बनाना, कैद करना 
मनु ० ११।१७६, भग० ८।१२ 3. ढकना, छिपाना 
-मनु० १४1१६, प्रति--,अवरुद्ध करना, बि--,विरोध 
करना, अवरोध करना 2. विवाद करना, झगड़ना 
3. भिन्नमत का होना, सम्‌-- ,1. अवरुद्ध करना, 
अटकाना, रोकना-स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा 
रथेन वा--मनु० ८।२९५ 2. बाघा डालना, रुकावट 
डालना, रोकना--रघु० २।४३ 3. दृढ़तापुवंक थामना, 
खंखछाबद्ध करना--तृणमिव लघुलक्ष्मीनैंव तान्सं- 
रुणद्धि--भतृं० २।१७ 4. अधिकार में करना, बलात्‌ 
अभिश्रहण करना, पकड़ना--मनु० ८1२३५ । 

रुधिरम्‌ [ रुध्‌ +-किरच्‌ ] 1. लहु 2. जाफरान, केसर, रः 
मंगलग्रह । सम० - अशनः खून पीने वालाः राक्षस, 
भूत-प्रेत,-आमयः रक्तश्राव, - पायिन्‌ (पुं०) पिशाच । 

रुरः [ रौति रु+-करन्‌ ] एक प्रकार का हरिण--रघु० 
९।५१, ७२ । 

दृश (तुदा० पर० रुशति ] चोट पहुंचाना, जान से मार 
डालना, नष्ट करना । 

रुशत्‌ (वि०) [ रुश्‌+-शतृ | चोट पहुँचाने वाला, अरुचि- 
कर, (शब्द आदि जो) बुरे लगे । 

रुष्‌ 1 (दिवा० पर० रुष्यति-विरलप्रप्रोग-रुष्पते, रुषित, 
रुष्ट) रूसना, नाराज होना, क्षुब्ध होना-ततोऽरुष्यदन 


र्व, 


य्ह 


द्ह्‌ 


दहा 
रूक्ष 


( ८६७ 


देच्च -भट्टि० १७४०, 
१५१६, ९।२० । 
गो (म्वा० पर० रोषति) 1. चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुंचाना, मार डालना 2. नाराज करना, सतानां । 
(स्वी०) [रुष्‌ +-क्विप्‌, रुष्‌ञ-टाप्‌] क्रोध, रोष 
गुस्सा,--निबंन्धसंजातरुषा रघु० ५1२१, प्रह्नेष्व- 
निबेन्धरषा हि सन्तः - १६४८०, १९1२० । 


(म्वा० पर० रोहति, रूढ) 1. उगना, फूटना, अंकुरित 
होना, उपजना--रूढराग्रप्रवाल:---मालवि० ४।१ 
केसरे रघंरूढे:--मेघ० २३, छिन्नोऽपि रोहति तरु 
>भेतुं० २८७ 2. उपजना, विकसित होना, बढ़ना 
3. उठना, ऊपर चढना, उन्नत होना 4. पकना, (व्रण 
आदि को) स्वस्थ होना--प्रेर० (रोपयति - ते, 
रोहयति-ते) 1. उगाना, पौधा लगाना, भूमि में 
(बीज) बखेरना 2. उठाना, उन्नत करना 3. सौंपना 
सुपुर्द करना, देखरेख में देना,--गुणवत्सुतरोपितश्रिय 
-+रघु० ८११ 4. स्थिर करना, निदेशित करना 
जमाना -रघु० ९१२२, इच्छा० (रुरुक्षति) उगाने 
की इच्छा करना, अधि .., चढ़ना, सवार होना 
सवारी करना रघु० ७1३७, कु० ७५२ (प्रेर०) 
उन्नत होना, ऊपर उठाना, बिठाना --रघ॒ १९४४ 
अव --, नीचे जाना, उतरना --श० ७८, आ-- 
चढ्ना, सवार होना, पकड़ लेना, सवारी करना 
(भा पूर्वक रुह धातु के अर्थ प्रयुक्त संज्ञा के अनुसार 
विभिन्न प्रकार के होते है--उदा० प्रतिज्ञाम्‌ आरुह 
वचन देना, प्रतिज्ञा करना, तुलाम्‌ आरुह समानता के 
स्तर पर होना, संशयं आरुह जोखिम उठाना, 
सन्दिग्धावस्था में होना आदि), (प्रेर०) 1. उन्नत 
होना, उठाना 2. रखना, जमाना, निदेशित करना 
3. मढ़ना, थोपना, आरोपित करना 4. (धनुष पर) 
प्रत्यंचा चढ़ाना 5. नियुक्त करना, कार्य भार सौंपना 
घ्र -, उगना, अंकुरित होना--न पर्वताग्रे नलिनी 
प्ररोहति - मृच्छ० ४१७, वि--, उगना, अंकुर 
फूटना - रघु० २२६, मृच्छ० १।९ (प्रेर०) (व्रण 
आदि का) स्वस्थ होना, सम्‌ , उगना, रघु० 
६।४७। 

रह (वि०) (समास के अन्त में) [रुह -1-क्क्प, क 
वा] उगा हुआ या उत्पन्न, जेसा कि 'महीरुह ! और 
'पङ्केरुह्‌' में । 

सिहत टाप्‌] दूर्वा घास, दूबड़ा। = व 
(वि०) [रूक्षू--अच्‌ | 1. खुरदरा, कठोर, (स्पर्श या 


मामुहो मा रुपो$धुना 


शब्द आदि) जो मृदु न हो, रूखा--रूक्षस्वरं वाशति | 


वायसोऽग्रम्‌ मृच्छ ९।१०, 
(स्वाद 


कु० ७।१७ 


2. कसँला | 
3. ऊबड़-खाबड़, असम, कठिन, कर्कश ; 


| 
| 
| 


4. दूषित, मलिन, मेला रघु० ७।७०, मुद्रा० ४५ ' 


रूक्षणम्‌ [रूक्ष--ल्युट | 


रूढि ( स्त्री 


) 


` 5. क्रूर, निर्दय, कठोर नितान्तरूक्षाभिनिवेशंमीशम 


रघु० १४४३, श० ७1३२, पंच० ४1९१ 
6. नीरस, भुना हुआ, सूखा, वीरान स्निग्घश्यामा 
क्वचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षा:--उत्तर० २।१४, 
(रूक्षीकृ --, ऊंबड़-खावड़ करना, मैला करना, मिट्टी 
लथेइना) । 

सुखाना, पतला करना 
2. (आयु० में) (शरीर की) मेद को घटाने की 
चिकित्सा । 


रूढ (भू० क० कृ०) [रह्‌ +-क्त] 1. उगा हुआ, अंकुरित, 


फूटा हुआ, उपजा हुआ 2. जन्मा हुआ, उत्पन्न 
3. बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विकसित 4. उठा हुआ, 
चढ़ा हुआ 5. विस्तृत बड़ा, स्थूलकाय 6. विकीणं, 
इधर उवर फला हुआ 7. विदित, ज्ञात, व्यापक 
-क्षतात्किल बायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेष रूढ 

रघु० २।५३, (यहाँ क्षत्र का अर्थ योगरूढ है) 
8. सरवजनस्वीकृत, परंपराप्राप्त, प्रचलित, सर्वप्रिय 
(शब्द या अर्थ, विप० यौगिक या निर्वचनमूलक अर्थ) 
-व्यृत्पत्तिरहिताः शब्दा रूढ़ा आखण्डलादयः, नाम 
रूढमपि च व्युदपादि - शि० १०।२३ 9. निश्चित, 
निश्चित किया हुआ । 


[ रुह +-क्तिन्‌ ] 1. उगना, उपजना 
2. जन्म, पदायश 3. वृद्धि, विकास, वर्धन, प्रवृद्धता 
4. ऊपर उठना, चढ़ना 5. प्रसिद्धि, ख्याति, बदनामी 
-शि० १५।२६ 6. परम्परा, प्रथा, परंपरागत रिवाज 
— शास्त्राद्‌ रूढिर्बलीयसी, “विधि से प्रथा अधिक बल- 
वती है! 7. सामान्य प्रचार, साधारण व्यापकता या 
प्रचलन 8. सर्वमान्य अर्थ, शब्द का प्रचलित अर्थ 
~ मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ --काव्य० 
२। 


प्‌ (चुरा० उभ०-- रूपयति-ते, रूपित) 1. रूप बनाना, 


गढ़ना 2. रूप धर कर रंगमंच पर आना, अभिनय 
करना, हावभाव प्रदर्शित करना --रथवेगं निरूप्य-श ० 
१३. चिह्न लगाना, ध्यान पूर्वक पालन करना 
देखना, नजर डालना 4. मालम करना, ढुंढना 
5. खयाल करना, विचार करना 6. तप्र करना, निश्चय 
करमा 7. परीक्षा करना, अन्वेषण करना 8. नियक्त 
करना, - वि--, विरूपित करना, रूप बिगाडना । 


रूपम्‌ [ रूप्‌-†-क, भावे अच्‌ वा ] 1. शकल, आकृति 


सूरत विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भृञ्जते - पंच ० 
१।१४३, इसी प्रकार 'कुरूप' 'सुरूप' 2. रूप या रंग का 
प्रकार (वेशेषिकों के चौबीस गुणों में एक) -चक्षुर्मात्र- 
ग्राह्मजातिमान्‌ गुणो रूपम्‌ --तर्के (यह छः प्रकार 
का हु: शुक्ल, कृष्ण, पीत, रक्‍त, हरित और कपिल, 
यदि “चित्र को जोड़ दिया जाय तो सात हो जाते 


( ८६१ ) 


हैं) 3. कोई भी दृश्य पदार्थ या वस्तु 4. मनोहर रूप 


या आकृति, सुन्दर सूरत, सौन्दर्य, लावण्य, लालित्य । 


--मानुपीपु कथं वा स्यादस्य रूपस्थ संभव:--श० १। 
२६, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्‌--भर्तृ० २1२०, 


रूपणम्‌ [रूप्‌+ल्युट्‌| 1. सारोप वर्णन या आलंकारिक 
वर्णन 2. गवेषण, परीक्षा । 


: रूपवत्‌ (वि०) [रूप--मतुप्‌, वत्वम्‌] 1. रंगरूप वाला 


रूपं जरा हन्ति आदि 5. स्वाभाविक स्थिति या दशा, 


प्रकृति, गुण, लक्षण, मूलतत्त्व 6. ढंग, रीति 7. चिह्न, 


चेहरा-मोहरा 8. प्रकार, भेद, जाति 9. प्रतिबिम्ब, ! 


प्रतिच्छाया 10. सादृश्य, समरूपता, 11. नमूना, 


13. 'एक? की संख्या, गणित की एक इकाई 14. पूर्णाक 
15. नाटक, खेल, दे० रूपक 16. किसी ग्रंथ को बार 
बार पढ़ कढ़ कर या कठस्थ करके पारंगत होने 


की क्रिया 17. मवेशी 18. ध्वनि, शब्द, (“रूप का ! 


2. शारीरिक, दैहिक 3. सशरीर 4. मनोहर, सुन्दर, 
-- तो सुन्दरी स्त्री । 


; रूपिन्‌ (वि०) [रूप+ इनि] 1. के सदृश दिखाई देने 


प्रयोग बहुधा समास के अन्त में होता हे यदि निम्नां- । 


कित अर्थ हो--'बना हुआ से युक्त 'के रूप में! : हृषित (भू० क० कृ०) [रूष्‌+-क्त] 1. अलकृत 2. पोता 
'नामतः' 'सूरत शकल में! तपोरूपं धनं धर्मरूपः ¦ 


अधिबोधः ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किसी | 


सखा) । सम० 
पदार्थ के रंग रूप का प्रत्यक्ष करना, अभिग्राहित 
(वि०) काम करते हुए पकड़ा गया, मौके पर पकड़ा 
गया,--आजीवा वेश्या, रंडी, गणिका,--आश्रयः अत्यंत 
सुन्दर व्यक्ति, इन्द्रियम्‌ आँख, रंगरूप को प्रत्यक्ष 
करने वाली इन्द्रिय, - उच्चयः ललित ,रूपों का समूह 
श० २।९,--कारः, कृत्‌ (पुं) मूर्तिकार, शिल्पी, 

ततत्वं अन्तहित गुण, मूलतत्त्व, धर (वि०) 


रूप धरे हुए, छद्मवेषी, - नाशनः उल्लू, लावण्यम्‌ | 


रूप की उत्कृष्टता, चारुता, विपर्ययः विरूपण, 
शारीरिक रूप में विकृत परिवर्तन, शालिन्‌ (वि०) 


सुन्दर, संपद्‌, संपत्तिः (स्त्री) रूप की उत्कृष्टता, ' 


सौन्दर्य की वृद्धि, सौन्दर्यातिरेक । 


रूपकः [ रूप्‌+-ण्वुलू, रूप+-कन्‌ वा ] विशेष सिक्का, ; 
रुपया, --कम्‌ 1. शक्ल, आकृति, सूरत, (समास के . 


अन्त में) 2. कोई वर्णन या प्रकटीकरण 3. चिह्न, 
चेहरा-मोहरा 4. प्रकार, जाति 5. नाटक, खेल ना ट्य- 
कृति (नाट्य रचनाओं के प्रमुख दो भेदों में से एक, 
दृश्य, इसके फिर आगे दस भेद हैं, इसके अतिरिक्त 
इसके और अवान्तर भेद हैं जो गिनती में अठारह है 
तथा 'उपरूपक' नाम से विख्यात हैं ) --दृश्यं तत्राभि- 
नेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ -- सा० द० २७२, २७३ 
6. (अलं० में) अंग्रेजी के मैटाफर (१2९8101) के 
अनुरूप एक अळंकार जिसमें उपमेय को उपमान के टीक 
समनुरूप वणित किया जाता हुँ-तद्रूपकम भेदो य उपमा 
नोपमययोः-काव्य० १० (विवरण के लिये देखो यही 


स्थान) 7. एक प्रकार का तोल । सम०-तालः संगीत : 


में विशेष-समय,-शब्दः आलंकारिक या रूपकोक्ति । 


वाळा 2. सशरीर, मृतिमान्‌ 3. सुन्दर । 


` रूप्य (वि०) [रूपञ-य॒त्‌ | सुन्दर ललित, - प्यम्‌ 1. चांदी 
प्रकार, बनत 12. किसो क्रिया या संज्ञा का व्युत्पन्न | 
रूप, विभक्ति या लकार के चिह्न से युक्‍त रूप, : 


2. चाँदी (या सोने) का सिक्का, मुद्रांकित सिक्का, 
रुपया 3. शुद्ध किया हुआ सोना । 

रूष्‌ | (म्वा० पर० रूषति, रूषित) 1. अलंकृत करना, 
सजाना 2. पोतवा, च्‌ पडना, मण्डित करना, लीपना 
(मिट्टी आदि से) । 
1 (चुरा० उभ० रूषयति-ते) 1. कापता 2. फट 
जाना । 


हुआ, ढका हुआ, बिछाया हुआ 3. मिट्टी में लथेड़ा 
हुआ 4. खुरदरा, ऊबड़ खाबड़ 5. कूटा हुआ, चूर्ण 
किया हुआ । 

रे (अव्य०)[रान-के] संबोधनात्मक अव्यय ` रे रे शंकर- 
गुहाधिवासिनो जानपदाः मा० ३। 

रेखा [लिख्‌--अच्‌-+ टाप, लस्य रः] 1. लकीर, घारी, 
मदरेखा, दानरेखा, रागरेखा आदि 2. लकीर की 
माप, अल्पांश, लकी र इतना --न रेखामात्रमपि व्यतीयुः 

रघु० १।१७ 3. पंक्ति, परास, लकीर, श्रेणी 

4. आलेखन, रूपरेखा, चित्रांकन लावण्यं रेखया 
फिचिदस्वितं - श० ६1१४ 5. भारतीय ज्योतिषियों 
की प्रथम याम्योत्तर रेखा जो लंका से उज्जैन होते 
हुए मेरु पर्वत तक खिची हुई है 6. पूर्णता, सन्तोष 
7. घोखा, जालसाजी । सम० अंशः रेखांश, द्राधिमांश 
के घात, देशान्तरीय घात, - अन्तरम्‌ प्रथम याम्योत्तर 
रेखा से पूव या पश्चिम की दूरी, किसी स्थान का 
देशान्तर,-आकार (वि०) परम्परा प्राप्त, रेखामय, 
घारीदार,:--सणितम्‌ ज्यामिति । 

रेच दे० रेचक । 

रेचक (वि०) (स्त्री०-चिका) [रिचयति रिच्‌-णिच्‌ 
+प्वुल] 1. रिक्त करने वाला, निर्मल करने वाला 
2. दस्तावर, मुलय्यन (मल को ढीला करने वाला) 
3. फेफड़ों को खाली करने वाला, श्वास को बाहर 
फेंकने वाला,--कः 1. श्‍वास का बाहर निकालना 
बहिःश्वसन, निःश्वसन विशेष कर एक नथने से 
(विप० पुरक अर्थात्‌ अन्तः श्वसन, सांस अन्दर छे 
जाना और कुम्भक, श्वास को जहां का तहाँ रोकता) 
2. वस्तियन्त्र या पिचकारी 3. जवाखार, झोरा, 

कम्‌ दस्तावर, विरेचन । 


( ८६२ ) 


रेचनम्‌,--ना [रिच्‌-+ल्यूट] 1. रिक्त करना 2. | 
कम करना 3. श्वास बाहर निकालना 4. निर्मल 
करना 5. मल बाहर निकालना । 

रेचित (वि०) [रिच्‌ --णिच्‌ -+क्त] रिताया गया, साफ 
किया गया,-- तम्‌ घोडे की दुलकी चाल । 

रेणुः (पुं०, स्त्री०) [रीयतेः णुः नित्‌] 1. घूल, घूलकण, 
रेत जादि-तुरगखुरहतस्तथा हि रेणु:--श० १।३१ 
2. पराग, पुष्परज । 

रेणुका [रेणु4-क-+-क--टाप्‌] जमदस्नि की पत्नी तथा 
परशुराम की माता--दे० जमदग्नि । 

रेतस्‌ (नपुं०) [री--असुन्‌, तुट्‌ च] वीयं, घातु । 

रेप (वि०) [ रेप्‌+-धञ्ग्‌ | 1. तिरस्करणीय, नीच, अघम 
2. क्रूर, निष्ठुर । 

रेफ (वि०) [ रिफ्‌+-अच्‌ ] नीच, कमीना, तिरस्करणीय, 
नाफा 1. कर्कश ध्वनि, गड़गड़घ्वनि 2. “र्‌' वर्ण 
3. प्रणयोन्माद, अनुराग । 

रेबटः [ रेव्‌+-अटच्‌ ] 1. सूअर 2. बाँस की छड़ी 
3. बवंडर । 

रेवतः [ रेव्‌+-अतच्‌ ] नींबू का पेड़ । 

रेवती [ रेवत--डीष्‌ | 1. सत्ताइसवां नक्षत्रपुंज जिसमें 
बत्तीस तारे होते हे2. बलराम की पत्नी का नाम 
--क्षि० २।१६। 

रेवा [ रेव्‌ +अच्‌ + टाप्‌ ] नमंदा नदी का नाम,--रेवा- 
रोघसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते--काव्य० १, 
रघु० ६।४३, मेघ० १९। 

रेष्‌ (म्वा० आ० रेषते, रेषित) 1. दहाड़ना, हह करना, 
किलकिलाना 2. हिनहिनाना । 

रेषणम्‌, रेषा [ रेष्‌+-ल्युट्‌, रेष्‌+-अ--टाप्‌ ] दहाड़ना, 
हिनहिनाना ! 

रे (पुं) | रातेः डैः ] (कर्तृं० खः रायौ रायः) दौलत, 
सम्पत्ति, घन । 

रंवतः, रेवतकः [ रेवत्या अ बरो देश:--खेती --अण्‌ --रैवत 
तीकन्‌ ] द्वारका के निकट विद्यमान पहाड, (इस 
पहाड़ के विवरण के लिए दे०, शि० ४) । 

रोकम्‌ [ रु--कन्‌ ] 1. छिद्र 2. नाव, जहाज 3. हिलता 
हुआ, लहराता हुआ । 

रोगः [ रुज्‌ [-घडा, ] रुजा, बीमारी, व्याधि, मनोव्यथा 
या आधि, अशक्तता संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न 
रोगा:--हि० ३1११७, भोगे रोगभयम्‌- भर्तृ ० ३।३५, 
सम० --आयतनम्‌ शरीर,--आतं (वि०) रोगग्रस्त, 
बीमार, - झान्तिः (स्त्री?) रोग का उपशमन या 
चिकित्सा,-- हर (वि०) चिकित्सापरक (रम्‌) 
औषधि,-हारिन्‌ (वि०) चिकित्साविषयक, (-पुं०) 
वैद्य, डाक्टर । 

रोचक (वि०) [ रुच्‌+-ण्वुळू | 1. सुखद, रुचिकर 2. भूख 


बढ़ाने वाला, क्षुधोत्तेजक,- कम्‌ 1. भूख 2. मन्दाग्नि 
को दूर करने वाली कोई पुष्टि कारक औषधि उही- 
पक, पौष्टिक 3. काँच की चूड़ियाँ या अन्य बनावटी 
आभूषण बनाने वाला । 

रोचन (वि०) (स्त्री०-ता,--नी) [ रुच्‌ +-ल्य्‌ट्‌, रोच- 
यति वा) 1. प्रकाश करने वाला, रोशनी करने वाला, 
जगमगा देने वाला 2. उज्ज्वल, शानदार, सुन्दर, प्रिय, 
सुहावना, रुचिकर भट्टि ६।७३ 3. क्षुधावर्धक, 
"नः भूख बढ़ाने वाली ओषधि,--नम्‌ उज्ज्वल 
आकाश, अन्तरिक्ष । 

रोचना [ रोचन --टाप्‌ ] 1. उज्ज्वल आकाश, अन्तरिक्ष 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार का पीलारंग--गो रोचना 
रघु० ६।६५, १७।२४, शि० ११।५१। 

रोचमान (वि०) [ रुच्‌ +-शानच्‌ ] 1. चमकदार, उज्ज्वल 
2: प्रिय, सुन्दर, मनोहर, -- नम्‌ घोड़े की गर्दन के 
बालों का गुच्छा । 

रोचिष्णु (वि०) [ रुच्‌+-इष्णुच्‌ ] 1. उज्ज्वल, चमकीला, 
चमकदार, देदीप्यमान 2. छेल-छवीला, भड़कीले 
कपड़ों वाला, प्रफुल्लवदन 3. क्षुधावधंक । 

रोचिस्‌ (नपुं०) [ रुचेः इसिः ] प्रकाश, आभा, उज्ज्वलता, 
ज्वाला -शि० १।५। 

रोदनम्‌ | रुद्‌+-ल्युट्‌ ] 1. रोना, दे० रुदन 2. आंसू । 

रोदस्‌ (नपुं) (स्त्रीश द्वि० व०--रोदसी) | र्द्‌ 
नीअसुन्‌ | आकाश और पृथ्वी--रवः श्रवणर्भरवः 
स्थगितरोदसीकन्दर:-वेणी० ३।२, वेदान्तेषु यमाहुरेक- 
पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी-विक्रम० १।१, शि० ८1१५ । 

रोधः [ रुध्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. रोकना, पकड़ना, रुकावट डालना 
--शि० १०८९ 2. अवरोध, ठहराना, बाधा, रोक, 
प्रतिषेध, दबाना--शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे 
पार? ७३२, उपलरोध--कि० ५।१५, याज्ञ० 
२।२२० 3. बन्द करना, रोकना, नाकेबंदी करना, 
घेरा डालना--प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी--रघु ० 
११५२4. बांध । 

रोघनः [रुध्‌ ]-ल्युट्‌] बुघग्रह,-- नम्‌ ठहराना, रोकना, बन्दी 
बनाना, तियत्रण, रोक थाम । 

रोधस्‌ (नपुं०) [रुघ्‌--असुन्‌] 1. तट, पुश्ता, बाँध-गङ्गा 
रोघःपतनकलूषा गृहणतीव प्रसादम्‌ - विक्रम० १।८, 
रघु० ५४२, मेघ० ५१ 2. किनारा, ऊंचा तट-रघु० 
८1३३॥ सम०--वक्रा, - बती 1. नदी 2. वेग से 
बहने वाली नदी । 

रोध्नः [रुब्‌--रन्‌] एक प्रकार का वृक्ष, लोध्रवृक्ष,-- ध्रः, 
77 धरम्‌ पाप,- ध्रम्‌ अपराध, क्षति । 

रोपः [स्ह+णिन्‌+-अच्‌, हस्य पः] 1. उगाना, बोना 
2. पौघ छगाना 3. बाण-शि० १९।१२० 4. छिद्र, 
गह्वर। 


( ८६३ ) 


रोपणम्‌ [रुह-+णिच्‌--ल्युट्‌ हस्य पः] 1. सीधा खड़ा 
करना, जमाना, उठाना 2. पौध लगाना 3. स्वस्थ 
होना, 4. (व्रण आदि पर) स्वास्थ्यप्रद औषध का 
प्रयोग । 

रोमकः [रोमन्‌--कन्‌] 1. रोम नाम का नगर 2. रोम- 
वासी, रोम नगर का निवासी (ब० व० में) । सम० 
--पत्तनम्‌ रोम नगर, - सिद्धान्तः पाँच मुख्य सिद्धान्तों 
में से एक (रोमवासियों से प्राप्त होने के कारण ही 
संभवतः इसका यह नाम पड़ा) । 

रोमन्‌ (नपुं०) [रु--मनिन्‌] मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं 
के शरौर पर होने वाले बाल, विशेषतः, छोटे-छोटे 
बाल, कड़े बाल--मनु० ४१४४, ८।११६। सम ० 
--अडकः बाल का चिह्ल,--बिभ्रती रवेतरोमाड्कम्‌ 
--रघ० १॥८३,--अज्चः (हर्षातिरेक, विभीषिका यो 
आइचर्यं आदि में) पुलक, रोंगटे खडे होना - हर्षाद्भु- 
तभयादिम्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया--सा० द० १६७, 
--अङ्चित (वि०) हषं के कारण पुलकित, अन्तः 
हथेली की पीठ पर के बाल," आली, आवलिः, 
— ली (स्त्री०) रोमों की पंक्ति जो पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर को गई हो--शिखा धूमस्येयं परिण- 
मति रोमावलिवपुः-काव्य० १०, दे० 'रोमराजि’ भी, 
--उद्गमः,-उद्भेवः (शरीर पर) बालों का खड़ा 
होना, पुलक, रोमांच - कु० ७1७७, - कूपः, - पस्‌, 
गर्तः, चमड़ी के ऊपर के छिद्र जिनमें रोम उगे हों, 
लोमछिद्र,-- केशरम्‌,-- केसरम्‌ मुरछल, चंवर,-पुलकः 
रोंगटे खड़े होना, हर्षातिरेक-चौर० ३४, - भूमिः 
बालों का स्थान' अर्थात्‌ खाल, चमड़ी,--रस्ध्रम्‌ रोम- 
कूप, - राजिः,--जी, लता (स्त्री) पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर रोमावली - रराज तन्वी नवरो (लो)- 
मराजिः--कु० १।३८, शिं ९।२२,-विकारः, 
---विक्रिया,--विभेदः पुलक, रोमांच,--कि० ९।४६, 
कु० ५।१०, = हर्ष: बालों या रोंगटों का खड़े होना, 
पुलक - वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते_--भग० 
१।२९, -- हर्षण (वि०) पुलक या रोमांच करने वाला, 
रोंगटे खड़े कर देने वाला, विस्मयोत्पादक-एतानि 
खलू सर्वेभूतरो (लो) महर्षणानि --उत्तर० २, संवाद- 
मिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ --भग० १८।७४ (-णः) 
सूत का नामान्तर, व्यास का एक शिष्य जिसने 
शोनकमुनि को कई पुराण सुनाये थे, (-णम्‌) शरीर 
पर रोंगटे खड़े होना, पुलक । 

रोमन्यः [रोगं मध्नाति--मन्थ्‌+-अण्‌, पृषो गलोपः] 
1. जुगाली करना, खाये हुए घास को चर्वण करवा, 
छायाबद्धकदम्बकं मुगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु --श०२।८ 
2. (अतः) लगातार पिष्टपेषण । 

रोमश (वि०) [रोमाणि सन्त्यस्य श] बालों वाला, बहुत 


से रोओं से युक्त, पशमदार या अर्णामय,--शः 1 भेड़, 
मेंढा 2. कुत्ता, सूअर । 

रोरुदा [रुद्‌+यङ्‌ञ- अ~-टाप्‌] प्रचंडक्रंदन, अत्यन्त विलाप 
-- लुठघन्‌ सशोको भुविरो रुदावान्‌--भट्टि० ३।३२। 

रोलम्बः [रो--लम्ब्‌--अच्‌] भौरा-- तस्था रोलम्बावली 
केशजालं - दश०, भामि० १।११८। 

रोषः [रुष्‌ घडा ] क्रोध, कोप, गुस्सा-- रोषोऽपि निर्मल- 
घियाँ रमणीय एव -- भामि० १।७१, ४४। 

रोषण (वि०) (स्त्री०-णी) [रुष्‌-युच्‌] क्रोधी; चिड- 
चिड़ा, गुस्सैल, आवेशी,- णः 1. कसौटी 2. पारा 
3. बंजर पड़ी हुई रिहाली जमीन । 

रोहः [रुह्‌ 1-अच्‌] 1. उठान, ऊँचाई, गहराई 2. किसी 
चीज़ का. ऊपर उठाना (जैसे कि एक छोटी संख्या 
को बड़ी संख्या बनाना) 3. वृद्धि, विकास (आलं०) 
4 कली, बोर, अंकुर 1 

रोहणः [रुह +ल्युट्‌] लंका के एक पहाड का नाम,--णस्‌ 
सवार होने, सवारी करने, चढ़ने और स्वस्थ होने 
की क्रिया। सम०-- दरुमः, चन्दन का पेड़ । 

रोहन्तः [रुहेः झच्‌ | वृक्ष,--ती लता । 

रोहिः [रुह्‌ --इन्‌] 1. एक प्रकार का हरिण 2. धार्मिक 
पुरुष 3. वृक्ष 4. बीज । 

रोहिणी [ रह.+-इनन्‌+-डीष्‌ ] 1. लाल रंग की गाय 
2. गाय- शि० १२।४० 3. चौथा नक्षत्रपुंज (जिसमें 
पाँच तारे है) जिसकी आकृति 'गाड़ी' की है, दक्ष 
की एक पुत्री जो चन्द्रमा की अत्यन्त प्रिय संगिनी 
है--उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ 
--श० ७।२२ 4. वसुदेव की एक पत्नी तथा बलराम 
की माता का नाम 5. तरण कन्या जिसे अभी रजोधमं 
होना आरंभ हुआ हे - नववर्षा च रोहिणी 6. बिजली । 
सम०-- पतिः,--प्रियः,-- बल्लभः-- रमणः 1. सांड 
2. चन्द्रमा, शकटः 'गाडी' की आकृति का रोहिणी 
नक्षत्रपुंज-रोहिणी शकटमर्कनन्दनइचोईड्किनत्ति रुधिरो- 
ऽथवा शशी- पंच० १।२१३ (==वराह० ४७।१४) । 

रोहित (वि०) (स्त्री) रोहिणो, रोहिता) [रुहेः इतन्‌ 
रश्च लो वा] लाल, लालरंग का,--तः 1. लाल रंग 
2. लोमडी 3. एक प्रकार का हरिण 4. मछली की 
एक जाति,-- तम्‌ 1. रुधिर 2. जाफरान, केसर! 
सम० --अश्वः अग्नि । 

रोहिषः [रुह्‌ -+-इषन्‌] 1. एक प्रकार की मछली 2. एक 
प्रकार का हरिण । 

रौकष्यम्‌ [रुक्षञ-ष्यञ्ञ्‌] 1. कठोरता, सूखापन, अनुपजा- 
ऊपन 2. खुरदुरापन, कर्कशता, क्रूरता - प्रतिषघरी- 
क्ष्यम्‌ - रघु० ५।५८, निदेश" १४।५८। 

रद्र (वि०) (स्त्री०-डरा, द्री) [सद्र +अण्‌] 1. "रुद्र जैसा 
प्रचंड, चिड़मिड़ा, गुस्सैल 2. भीषण, बर्बर, भयानक, 


( ८६४ ) 


जंगली,- ड्रः 1. रुद्र का उपासक 2. गर्मी, उत्कण्ठा 
सरगर्मी, जोश, मन्यू या भीषणता का मनोभाव दे० 
सा० द० २३२ या काव्य० ४, - ब्रम्‌ 1. क्रोध, कोप 
2. उग्रता, भीषणता, बर्बरता 3. गर्मी, उष्णता, | 
सूर्यताप । 

रौप्य (वि०) |रूप्य+-अण्‌] चाँदी का बना हुआ, चांदी 
चाँदी जेसा,--- प्यम्‌ चाँदी । 

रौरव (वि० (स्त्री०-बी) [रुरु-| अण्‌] 1. रर मग की 
खाल का बना हुआ--रधु० ३।३१ 2. डरावना 


भयानक 3. जालसाजी से भरा हुआ, बेईमान 
1. बर्बर 2. एक नरक का नाम-मनु० ४।८८ । 
रोहिणः [रोहिण +-अण्‌ | 1. चन्दन का वृक्ष 2. वटवृक्ष । 
रौहिणेयः [राहिणीञ-छक्‌| 1. बछडा 2. बलराम का 
नामांतर 3. बुषग्रह,-- यम्‌ पन्ना, मरकतमणि। 
रौहिष्‌ (पुं०) एक प्रकार का हरिण। 
रोहिषः [रुह +-टिपच्‌, धातोश्च वृद्धिः] दे० 'रोहिष',--षम्‌ 
एक प्रकार का घास । 


ल 
लः [ली--ड] 1. इन्द्र का विशेषण 2. (छन्द० में) लघु 
हुस्व मात्रा 3. पाणिनि द्वारा प्रयुक्त (दस लकारों के 
लिए) परिभाषिक शब्द, जो दस काल तथा अवस्थाओं 
को प्रकट करते हैं । 
लक्‌ (चुरा० उभ० लाकयति--ते) 1. स्वाद लेता 2. प्राप्त । 
करना । | 
लकः [लक्‌-- अच} 1. मस्तक 2. जंगली चावलों की | 
बाल । 
लकच» लकुचः [लक्‌ --अचन्‌, उचन्‌ वा] बडहर का पेड़, | 
--चस्‌ बडहर का फल । 
लकुटः [लक्‌ +-उटन्‌ | मुद्गर, सोटा । | 
खक्तकः [लक्‌ -|-क्त +-कन्‌, रक्त--के } क, रस्य लत्वं वा] ¦ 
1. लाख, महावर 2. चिथड़ा, जीर्ण कपड़ा ! | 
लक्तिका [लक्तक --टाप्‌, इत्वम्‌ | छिपकली । 
लक्ष्‌ 1 (भ्या० आ० लक्षतै, लक्षित) प्रत्यक्ष करना 
समझना, अ5ळोकन करना, देखना । 
!! (चुरा० उभ० लक्षयति - ते, लक्षित) 1. देखना 
अवलोकन करना, निरखना, ज्ञात करना, प्रत्यक्ष | 
करना - आयपूत्र: शून्यहृदय इव लक्ष्यते ` बिक्रम० | 
२, रघु० ९७०, १६१७ 2. चिह्न लगाना, प्रकट 
करना, चरित्रचित्रण करना, संकेत करना | 
प्रसुतिहि बीजलक्षणलक्षिता --मनु० ९1३५ 3. परि- | 
भाषा करना--इद्रानीं कारण लक्षयति--आदि | 
4. गौण रूप से संकेत करना, गौण अर्थ में सार्थक 
करना यथा गंगा शब्दः स्रोतसि सबाध इति तटं 
लक्षयति तद्रेत्‌ यदि तटेःपि सबाधः स्यात्तत्प्रयोजनं 
लक्षयन्‌ काव्य० २, अत्र गोशब्दो वाहीकार्थं लक्षयति 
साऽ द० २ - लक्ष्ये करना 6. खयाल करना 
«आदर करना, सोचना, अभि , अंकित करना, देखना 
आ--, देखना, प्रत्यक्ष करना, अवलोकन करना-- : 
आलक्ष्य दन्तमुकुलान्‌--श० ७।१७, नातिपर्याप्तमालक्ष्य ¦ 


सर्वभूत- 


मत्कुक्षेरद्य भोजनम्‌--रघु० १५।१८, उप--, 
1. देखना, अवलोकन करना, निगाह डालना, अंकित 
करना. - सम्यगुपलक्षितं भवत्या--श० ३ 2. अंकित 
करना, चिह्न लगाना--याञ्० १३०, २1१५१ 
3. प्रकट करना, मनोनीत करना 4. अतिरिक्त उप- 
लक्षित होना, वस्तुतः अभिव्यक्त की अपेक्षा अधिक 
सम्मिलित करना --नक्षत्रशब्देन ज्योतिःशास्त्रमप- 
लक्ष्यते  मनु० २।१६२ पर कुल्लू० 5. मनन करना 
विचारकोटि में लाना 6. खयाल करना, मानना 
वि --, 1. अवलोकन करना, ध्यान देना, देखना 
2. चरित्रचित्रण करना, अन्तर प्रकट करना 3. व्याकुल 
होना, चकित होना, घबरा जाना---नि्व्सापारविल- 
क्षितानि सान्त्वय बलानि--उत्तर ० ६, सम्‌ - -, 1. अव- 
लोकन करना, प्रत्यक्ष करना, देखना, ध्यान देना 
--आइचयदरशनः संलक्ष्यते मनुष्यलोकः, श० ७, 
संलक्ष्यते न छिदुरोऽपि हारः- रघ्‌० १६।९२, ध्यान 
नहीं दिया जाता या ज्ञात नहीं होता’ ८।४२ 
2. परीक्षण करना, सिद्ध करना, निर्धारित करना 
~ हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः इयामिकाऽपि वा 
--रघु० ११० 3. सुनना, जानना, समझना 
4. चरित्रचित्रण करना, भेद बताना । 

लक्षम्‌ [लक्ष +अच्‌} 1. सौ हजार (इस अर्थ में पुं० भी) 
~इच्छति शती सहस्रं सहस्री लक्षमौहते--सुभा०, त्रयो 
लक्षास्तु विज्ञेयाः- -याज्ञ. ३।१०२ 2. चिह्न, चाँदमारी 
लक्ष्य. निशाना-प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष, बध्वा--मृद्रा० १ 
3: निशान, निशानी, चिह्न 4. दिखावा, बहाना, जाल- 
साजी, छद्यवेश, जेसा कि 'लक्षसुप्तः' में 'झठमठ सोया 
हुआ । सम ०-अधीशः लाखों की सम्पत्ति का स्वामी । 

लक्षक (वि०) [लक्ष्‌ +-ण्बुल्‌ | अप्रत्यक्षरूप से सूचित करने 
वाला, गौण रूप से अभिव्यक्त करने वाला, --कम्‌ 
सौ हजार, एक लाख । 


( ८६५ ) 


लक्षणम्‌ | रक्ष्यतेऽनेन-लक्ष्‌ करणे ल्युट्‌ | 1. चिह्ल, निशानी 


निशान, संकेत, विशेषता, भेद बोधक चिह्त,-वधूदुकूलं 
कलहंसलक्षणम्‌--कु० ५।०७, अनारंभो हि कार्याणा 
प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ - सुभा० अव्याक्षेपो भविष्यन्त्या 
कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ -रघु० १०।६, १९1४७, गर्भलक्षण 
--श० ५, पुरुषलक्षणम्‌, वीर्यवत्ता का चिह्न या पुंस्त्व- 
द्योतक इन्द्रिय 2. (रोग का) लक्षण 3. विशेषण, 
खूबी 4. परिभाषा, यथार्थ वर्णन 5. शरीर पर भाग्य- 
सूचक चिह्न (यह गिनती में ३२ हैं) -द्ात्रिशल्लक्षणो- 
पेतः 6. (शुभाशुभ भाग्य का सूचक) शरीर पर बना 
कोई चिह्न - कव तद्विधस्त्वं कव च पुष्यलक्षणा--कु० 
५।३७, क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाहम्‌--रघु० १४५ 
7. नाम, पद, अभिधान (प्रायः समास के अन्त में) 
-विदिशालक्षणां राजघानीम्‌- मेघ० २५, न० २२।४१ 
8, श्रेष्ठता उत्कर्ष, अच्छाई जेसा कि 'आहितलक्षण 
-रघु० ६1७१ में (यहाँ मल्लि० इस शब्द का अनुवाद 
करता हूँ प्रख्यातगुण' और अमर० का उद्धरण--गुणे 
प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणो-देता है) 9. उद्देश्य; 
क्रियाक्षेत्र या लक्ष्य, ध्येय 10. (कर आदि का) निश्चित 
भाव-मनु० ८।४०५ 11. रूप, प्रकार प्रकृति 12. कर्ते- 
व्यनिर्वाह, कार्यप्रणाली 13. कारण, हेतु 14. सिर, शीर्षक, 
विषय 15. बहाना, छद्मवेश (==लक्ष) - प्रसुप्तलक्षण 
--म।० ७,-णः सारस,-णा 1. उद्देश्य, ध्येय 2. (अलं० 

) शब्द का परोक्षप्रयोग या गौण सार्थकता, शब्द की 
एक शक्ति, इसकी परिभाषा इस प्रकार ह :-मुख्याथ- 
वाघे तद्योगे रूढितोऽथप्रयोजनात्‌, अन्योऽर्थो लक्ष्यते 
यत्सा लक्षणारोपितक्रियाः --काव्य ० २, दे० सा० द० 
१३ भी 3. हंस। सम० अन्वित (वि०) शुभलक्षणों 
से युक्त,-ज्ञ (वि०) (शरीर पर विद्यमान) चिल्लो की 
व्याख्या करने में सक्षम,--श्रष्ट (वि०) अभागा 
दुर्भाग्यग्रस्त, ` लक्षणा =- जहल्लक्षणा, दे०,--संनिपातः 
दाग लगाना, कलंकित करना ! 


लक्षण्य (वि०) [ लक्षण -यत्‌ ] 1. चिह्न का काम देने 


वाला 2. अच्छे लक्षणों से युक्त । 


लक्षशस्‌ (अव्य०) [ लक्ष +शस्‌ ] लाख-लाख करके अर्थात्‌ 


बड़ी संख्या में । 


रूक्षित (भू० क० कृ०) [लक्ष्‌-क्त] 1. दुष्ट, अवलोकित 


चिह्लित, निगाह डाली गई 2. प्रकट किया गया, 
सकेतित 3. चरित्रचित्रित, चिह्नित, अन्तर बताया गया 
4. परिभाषित 5. उद्दिष्ट 6. परोक्ष रूप से अभिव्यक्त 
संकेतित, इशारा किया गया 7. पूछताछ की गई, 
परीक्षित । 


लक्ष्मण (वि०) [ लक्ष्मन्‌ +-अण्‌, न वृद्धिः ] 1. चिह्नों से 


युक्त 2. शुभलक्षणों से युक्त, सौभाग्यशाली, अच्छी 
किस्मत वाला 3. समृद्धशाली, फलता-फूलता -- 


१०९ 


लक्ष्मन्‌ ( 


क्ष्मीः (स्त्री०) 


1. सारस 2. सुमित्रा नामक पत्नी से उत्पन्न दशरथ 
का एक पुत्र (बचपन से ही लक्ष्मण राम में इतना 
अधिक अनरक्त था कि वह उसकी वनयात्रा मं जाने 
को तैयार हो गया । राम के चौदह वर्ष के निर्वासन 
काल में घटित घटनाओं में लक्ष्मण का बड़ा हाथ था। 
लङ्का के युद्ध में उसने कई बलवान्‌ राक्षसों को, विशेष 
कर रावण के पुत्रों में अत्यंत शक्तिशाली मेघनाद को 
मार डाला। सबसे पहले तो स्वयं लक्ष्मण ही मेघनाद 
की शक्ति का शिकार हुआ, परन्तु हनुमान्‌ द्वारा लाई 
गई संजीवन बूटी के उपयोग से सुषेण वंद्य ने उसे फिर 
जीवित कर दिया । एक दिन काल साघु के वेश में 
राम के पास आया और कहा कि “जो कोई उनको 
एकान्त में वार्तालाप करते हुए कभी देख ले तो तुरन्त 
उसका परित्याग किया जाना चाहिए” यह बात मान 
ली गई। एक बार लक्ष्मण ने राम व सीता की 
एकान्ता में भंग डाल दिया, फलतः लक्ष्मण ने अपने 
भाई राम के बचन को 'स्वयं सरयू में छलांग लगा कर 
सत्य सिद्ध करके दिखा दिया (दे० रघु० १८।९२-५, 
उस का विवाह ऊर्मिला से हुआ, तथा अंगद और चन्द्र 
केतु नामक दो पुत्र हुए), --णा हंसिनी,-णम्‌ 1. नाम 
अभिधान 2. चिह्न, संकेत, निशानी । तम० -- प्रसूः 
लक्ष्मण की माता सुमित्रा । 

[ लक्ष +-मनिन्‌ ] 1. चिह्न, निशान, 
निशानी, विशेषता - शि० ११।३०, किं ११।२८, 
१४।६४, रघु० १०।३० कु० ७।४३ 2. चित्ती, घन्बा 
-मलिनमपि हिमांझोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति--श० १।२० 
मा० ९।२५ 3. परिभाषा पुं० 1. सारस पक्षी 
2. लक्ष्मण का नामान्तर । 


लक्ष्‌ +-ई, मुट--ल | 1. सौभाग्य, 
समृद्धि, धनदौलत सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया ps जॉ 
कि० ८1१८, तृणमिव लूघुलक्ष्मीर्नव तान्‌ 
- भते० २1१७ 2. सौभाग्य, अच्छी किस्मत 3. सफलता, 
सम्पन्नता -- उत्तर? २।१८ 4. सौन्दर्य, प्रियता 
अनुग्रह्‌, लावण्य, आभा, कान्ति --मलिनमपि हिमांशो- 
लक्ष्म लक्ष्मी तनोति श० १।२०, मा० ९।२५, 
५।३९, ५२, ९२, कु० ३।४९ 5. सोभाग्यदेवी 
समृद्धि, सौन्दर्य, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी मानी जाती 
(देवासुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए समुद्रमंथन 
किये जाने पर अन्य मूल्यवान्‌ रत्नों के साथ लक्ष्मी 
भी समुद्र से निकली )-इयं गेहे लक्ष्मी: - उत्तर०१।३८ 
राजकीय या प्रभुशक्ति, उपनिवेश, राज्य (यह बहुघा 
रानी की सपत्नी के रूप में मानी जाती है, और 
राजा की रानी के रूप में इसका मूर्तवर्णन किया 
जाता है) -- तामेकभार्यां परिवादभीरोः साध्वीमपि 
त्यक्तवतो नृपस्य, वक्षस्यसंघट्टसुखं वसन्ती रेजे सपत्नी- 


खक्सीवत्‌ ( 


लक्ष्य (सं० कृ० 


( ८६६ ) 


रहितेव लक्ष्मी:--रघु० १४८६, १२1२६ 7. नायक 
की पत्नी 8. मोती 9. हल्दी । सम०--ईश; 1. विष्णु 
का विशेषण 2. आम का वृक्ष 3. समृद्ध या भाग्य- 
शाली पुरुष,--कान्तः 1. विष्णु का विशेषण 2. राजा, 
+गृहम्‌ लाल कमल का फूल, तालः एक प्रकार का 
ताइ का वृक्ष,--नाथः विष्णु का विशेषण,--पति: 
1. विष्णु का विशेषण, 2. राजा विहाय लक्ष्मीपति- 
लक्ष्म कार्मुकम्‌ कि० ११४४ 3. सुपारी का पेड़ 
लौंग का यृक्ष,--पुत्रः 1. घोड़ा 2. कामदेव का नामा- 
“पुष्प: लाल,-- पूजनम्‌ लक्ष्मी के पूजा करने का 
कृत्य (दुलहन को विवाह करके घर लाने के पश्चात्‌ 
दुल्दे द्वारा दुलहन के साथ मिलकर किया जाने 
वाला अनुष्ठान), - पूजा कातिकमास की अमावस्या 
के दिन किया जाने वाला लक्ष्मीपूजन (मुख्य रूप से 
और व्यापारियों के द्वारा. जिनका कि 
माहि, आज के दिन समाप्त होकर नया वर्ष 
आरम्भ होता हुँ), फलः बिल्व वृक्ष,- रमणः विष्णु 
का विशेषण, . -बसतिः (स्त्री) “लक्ष्मी का निवास 
लाल कमल का फूल, बारः बृहस्पतिवार, - वेष्टः 
तारपीन,---सखः लक्ष्मी की कृपा का पात्र,---सहज: 
-- सहोदरः चन्द्रमा के विशेषण । 
) [ लक्ष्मी +मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1. सौभाग्य- 
शाली, किस्मत वाला, अच्छे भाग्य वाला 2. दौलत- 
मंद, धनवान्‌, समृद्धिशाली 3. मनोहर, प्रिय, 
सुन्दर । 
[ लक्ष्‌ ञ-प्यत्‌ ] 1. देखने के योग्य, 
अवलोकन करने योग्य, दृश्य, अवेक्षणीय, प्रत्यक्ष 
जानने के योग्य --दुर्लक्ष्यचिह्वा महतां हि वृत्ति:-कि० 
१७।२३ 2. संकेतित या अभिज्ञेय (करण० के साथ 
या समास में दूराल्लक्ष्यं सुरपतिघनुर्चारुणा तोर- 
णेन--मेघ० ७५, प्रवेपमानाघरलक्ष्यकोपया कु० ५। 
७४, रघु० ४।५, ७।६० 3. ज्ञातव्य या प्राप्य, सुराग 
लगाने योग्य -कु० ५७२, ८१ 4. चिह्नित या 
चित्रित किया जाना 5. परिभाषा के योग्य 6. उद्दिष्ट 
किये जाने योग्य 7. अभिव्यक्त किया जाना या परोक्ष 
खूप से प्रकट किया जाना 8 खयाल किये जाने योग्य, 
चिन्तनीय, क्ष्यम्‌ उद्देश्य, निशाना, चिह्न, 
चांदमारी, उद्दिष्ट चिह्न, (आलं० से भी) 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति 
लक्ष्ये चळे -श० २।५, दृष्टि लक्ष्येषु बध्नन्‌ 
-मुद्रा ० १।२, रघु० १६१, ६।११, ९।६७,कु ० ३1४७, 
६४, ५।४९ 2. निशान, निशानी 3. वस्तु जिसकी 
परिभाषा की गई है (विप० लक्षण) --लक्ष्येकदेशे 
रूक्षणस्यावतंनमव्याप्तिः -तकं० 4. परोक्ष या गौण 
बर्च जो लक्षणा शक्ति से प्रतीत हों, - वाच्यलक्ष्यव्यं- 


ग्या अर्था:- काव्थ० २ 5. बहाना, झूठमूठ, छद्यवेश 
इदानीं परोक्षे कि लक्ष्यसुप्तमुत परमार्थसुष्त- 
मिदं द्वयं - मृच्छ० ३, ३।१८, कन्दं प्रवणमना 
सखीसिसिक्षालक्ष्येण प्रतियुवमञ्जलिं चकार--शि० 
८३५, रघु० ६।५८ 6. लाख, सौ हजार । सम० 
(बि०) ध्वनि आदि अर्थ जिसकी प्रणाली 
(गौणरूप से) प्रत्यक्षज्ञेय हे,--भेवः, - बेधः निशाना 
लगाना--कि० ३।२७,--सुप्त (वि०) झूठमूठ सोया 
हुआ, हन्‌ (वि०) निशाना मारने वाला, (पुँ०) 
बाण, तीर । 
(म्वा० पर० लखति, रूड्खति) जाना, हिलना 


छौ 


जुलना । 


लग्‌ । (म्वा० पर० लगति, लग्न) 1. लग जाना, दृढ़ 


रहना, चिपकना, जुड़ जाना--श्यामाथ हंसस्य करा- 
नवाप्तेमेन्दाक्षलक्ष्या लगति स्म पश्चात्‌ --न० ३८ 
गमनसमय कण्ठे लग्ना निरुध्य मामू--मा० ३२ 
2. स्पर्श करना, संपर्क में आना - कर्णे लगसि चान्यस्य 
प्राणेरन्यो वियुज्यते--पंच० १।३०५, यथा यथा 
लगति शीतवातः-मृच्छ०, ५११ 3. स्पर्श करना, 
प्रभावित करना, लक्ष्य स्थान तक जाना --विदितेडगिते 
हि पुर एव जने सपदीरिताः खलु लगन्ति गिर 
--शि० ९६९ 4. मिल जाना, सम्मिलित होना, 
(रेखा आदि) काटना 5. ध्यानपूर्वक अनुसरण करना, 
अनुघटित होना, बाद में घटित होना,--अनावृष्टि 
संपद्यते लग्ना--पंच० १ 6. नियुक्त करना, अटकाना, 
(किसी को) धन्धे में लगाना--तत्र दिनानि कति- 
चिल्लगिष्यन्ति--पंच० ४, 'मुझे कुछ दिन वहाँ लग 
जायंगे', अब--, जुड़ जाना, चिपक जाना-रघु० 
१६।६८, आ--, जमे रहना,-काव्या० ३।५० 
बि -,चिपकना, लग जाना, जुड़ जाना । 

प (चुरा० उभ०--लागयति-ते) 1. स्वाद लेना 
2. प्राप्त करना । 


रूगड़ (वि०) [लग्‌+-अलच्‌, डलयोः ऐक्यात्‌ डः] प्रिय, 


मनोहर, सुन्दर । 


लगित (भू० क० कृ०) [लग्‌+-क्त] 1. जुड़ा हुआ, 


चिपका हुआ 2. संबद्ध, अनुसक्त 3. प्राप्त, उपलब्ध । 


लगुड़ः, लग्रः, hr [ल्ग्‌+उलच्‌, पक्षे लस्य डः, रः 
वा] मुद्गर, छडी, लाठी, सोटा ! 
(भू० क० कृ०) [लग्‌+-क्त] 1 जुड़ा हुआ, » चिपका 
हुआ, सटा हुआ, दृढ थामा हुआ-- एका- 


वली लग्ना--विक्रम० १ 2. स्पर्श करना, संपर्क में 
आना 3. अनुषक्त, संबद्ध 4. चिपटा हुआ, जुडा हुआ, 
साथ लगा हुआ 5. काटना, (रेखा आदि का) 
मिलाना 6. ध्यानपुर्वेक अनुसरण करना, आसन्न या 
निकटवर्ती 7. व्यस्त, काम में लगा हुआ 8. शुभ 


( ८६७ ) 


(दे० लग्‌) ,--ग्त: 1. भाट, चारण 2. मदोन्मत्त हाथी, 
--न्नम्‌ 1. संपर्क बिन्दु, मिथश्छेदन-बिदु, वह बिन्दु 
जहाँ कि क्षितिज और क्रान्ति-वृत्त या ग्रहपथ मिलते 
हैं 2. क्रान्ति वृत्त का बिन्दु जो एक समय क्षितिज 
या याम्योत्तर-रेखा पर होता हूँ 3. वह क्षण जिसमें 
सूर्य का प्रवेश किसी राशि विशेष में होता है 
4. बारह राशियों की आकृति 5. शुभ या सौभाग्य प्रद 


क्षण 6. (अतः) कार्यारंभ का उचित समय । सम० ; 


ना अहम ~ दिनम्‌, दिवसः, - वासरः, शुभदिन ज्योति- 
षियों द्वारा (विवाहादि संस्कार के लिए) बतायो 
गया शुभ समय,-नक्षत्रस्‌ शुभ नक्षत्र,--मण्डलम्‌ 


राशिचक्र,--मासः शुभ महीना,--शुद्धिः (स्त्री०) 


किसी धमंकृत्य के अनुष्ठान के लिए बताये गये! 


मुहूर्त की मांगलिकता । 


: [ लग्न--कन्‌ ] प्रतिभू, जमानत, वह जो ज्ञमानत 
करे । 


लग्निका [ लग्न--कन्‌--टापू, इत्वम्‌ | “नग्निका! का 


अपभ्रंश रूप, दे० । 


लघयति (ना० धा० पर०) 1. हलका करना, भार कम 


करना (शा०)--नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌-रघु० 
१३1३५ 2. कम करना, घटाना, धीमा करना, न्यून 
करना--विक्रम० ३।१३, रघु० ११1६२ 3. तुच्छ 
समझना, तिरस्कार करना, घृणा करना-कि० २।१८ 
महत्त्वहीन या नगण्य समझना--कि० ५।४, १३।३८। 


लघिमन्‌ (पुं ) [ लघु+-इमनिच्‌ ] 1. हलकापन, भार का 


अभाव 2. लघुता, अल्पता, नगण्यता 3. तुच्छता 
ओछापन, नीचता, कमीनापन-मानुषतासुलभो लघिमा 
प्रश्नकर्मेणि मां नियोजयति -का० 
छिछोरपन 5. इच्छान्‌सार अत्यंत लघु हो जाने की 
अलौकिक शक्ति, आठ सिद्धियों में से एक । 


लघिष्ठ (वि०) [ अयमेषामतिशयेन लघु:--इष्ठन्‌ ] हलके 


से हलका, निम्ततम, अत्यंत हलका ('लघु' शब्द की 
उ० अ०) । 


लघीयस्‌ (वि०) [ अयमनयोः अतिशयेन लघुः - ईयसुन्‌ ] 


अपेक्षाकृत हलका, निम्नतर, बहुत हलका (“लघु' 
शब्द की उ० अ०) । 


थु (वि०) (स्त्री०--धु,--ध्वी) [ लङ्घेः कुः नलोपश्च ] 


1. हलका, जो भारी न हो--तुणादपि लघुस्तूळस्तू- 
लादपि च याचकः--सुभा०, रिक्तः सर्वो भवति हि 
लघुः पूर्णता गौरवाय मेध० २० (यहाँ शब्द का 
अर्थं 'तिरस्करणीय' भी ह्‌) रघु० ९।६२ 2. तुच्छ, 
अल्प, न्यून-पंच० १।२५३, शि० ९।३८, ७८ 
3. हृस्व, संक्षिप्त, सामासिक - लघुसंदेशपदा सरस्वती 
---रघु ० ८।७७ 4. क्षुद्र, तुणप्राय, नगण्य, महत्त्वहीन 

कायस्थ इति लघ्वी मात्रा--मुद्रा० १ 5. नीच, 


4. नासमझी, , 


लघुता,- त्वम्‌ 


अघम, निद, तिरस्करणीय - शि० ९।२६, पंच० १। 
१०६ 6. अशक्त, दुबल 7. ओछा, मन्दवृद्धि 
8. फुर्तीला, चुस्त, चपल, स्फू्त श० २।५ 9. तेज, 
द्रुतगामी, त्बरित--किचित्‌ पश्चात्‌ ब्रज लघुगति 
मेघ० १६, रघु० ५।४५ 10. सरल, जो कठिन 
न हो -रघु० १२।६६ 11. सुलभ, सुपाच्य, हलका 
(भोजन) 12. ह्कस्व (जेसे कि छन्दः शास्त्र में स्वर) 
13. मृदु, मन्द, कोमल 14. सुखद, रुचिकर, वांछनीय 
--रघु० ११।१२ ८० 15. प्रिय, मनोहर, सुन्दर 
16. विशुद्ध, स्वच्छ अव्य० 1. हलकेपन से, शुद्रभाव 
से, अनादरपूर्वक 2. शीघ्र, फुर्ती से, लघु लघूत्थिता 
+-श० ४, 'सवेरे उठा हुआ, (नपुं०) 1. काला अगर, 
या विशेष प्रकार का अगर 2. समय की विशेष माप! 
सम०--आश्चिन्‌, - आहार (वि०) थोड़ा खाने वाला, 
मितभौजी, मिताहारी,--उक्तिः (स्त्री०) अभिव्यक्ति 
का संक्षिप्त प्रकार,---उत्थान, - समुत्थान (वि०) 
फुर्तीला, द्रुतगति से कार्य करने वाला,--काय (वि०) 
हलके शरीर वाला, (यः) बकरा,-- क्रम (बि०) शीघ्र 
पग रखने बाला, अल्दी चलने वाला,-खट्विका खटोला, 
छोटी खाट,--गोधूमः छोटी जाति का गेहू,- चित्त, 
चेतस्‌, --मनस्‌,-_ हृद्य (वि०) 1. हलके मन वाला, 
नीचहृदय, क्षुद्रमन का, कमीने दिल का 2. मन्दबुद्धि 
3. चंचल, अस्थिर, जङ्गरूः लवा पक्षी,-- ब्राक्षा निना 
बीज का अंगूर,, किशमिश,--ब्राविन्‌ (वि०} अनायास 
पिघल जाने वाला, -पाक (वि०) सुपाच्य,--पुष्व 
एक प्रकार का कदंब का वृक्ष, प्रयत्न (वि०) 1. (वर्ण 
आदि) थोड़े से जिह्वाव्यापार से उच्चरित 2. निठल्ला, 
आलसी, बदरः, बदरी (स्त्री) एक प्रकार का 
बेर, भवः नीच योनि या क्षुद्र घर में जन्म, -- भोजनम्‌ 
हलका भोजन,--मांसः एक प्रकार का तीतर, मूरूम्‌ 
समीकरण की राशि का न्यूनतर मूल, -- मूलकम्‌ मूली 
ल्यम्‌ एक प्रकार सुगन्धित जड़, खस, बीरणमूल, 
बासस्‌ (वि०) हलके और निमंल बस्त्र धारण 
करने वाला, - विक्रम (वि०) तेज कदम वाला, शीघ्र 
पग उठाने वाला, वृत्ति (जि०) 1. बदचलन, नीच, 
दुष्ट 2. क्षुद्र, मंदबुद्धि, कुव्यवस्थित, दुर्वेत्त,--बेषिन्‌ 
(वि०) बारीक निशाना लगाने वाला, (वि०) 
--स्तः (वि०) 1. हलके हाथ का, चतुर, दक्ष, विशे- 
षज्ञ - रघु० ९६३ 2. सक्रिय, फूर्तीला, (स्तः) 
विशेषज्ञ या कुश धनुर्वर । 
[लषु +-तल्‌+-टाप्‌त-लघु+-त्व वा] 
1. हलकापन, ओछापन 2. छोटापन, थोड़ापन 3. नग- 
ष्यता, महत्त्वहीनता, तिरस्कार, मर्यादा का अभाव 
--इन्द्रोऽपि रूषुतां याति स्वयं प्रस्यापितेर्गुणं: 4. अप- 
मान, निरादर--पंच० १।१४०, ३५३ 5. क्रिया- 


( ८६८ ) 


शीलता, फुर्ती 6. संक्षेप, संक्षिप्तता 7. सुगमता, 
सुविधा 8. नासमझी, निरथंकता 9. स्वेच्छाचारिता । 

रूध्ची [लघु--डीष्‌| 1. कोमलांगिनी स्त्री 2. हलकी 
गाडी--शि० १२२४1 

लङ्का [लक्‌-अच्‌, मुम्‌ च] 1. रावण का निवास और 
राजधानी, वर्तमान सीलोन टापू या तद्वर्ती राजधानी 
उस समय की लंका है; परन्तु कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार वह लंका सीलोन के वर्तमान टापू से कहीं 
अधिक बड़ी थी । मूळरूप से यह माल्यवान्‌ के लिए 
बनाई गई थी 2. व्यभिचारिणी स्त्री, रंडी, वेश्या 
3. शाखा 4. एक प्रकार का अनाज । सम ०--अधिपः, 
~ अधिपति, ईशः, ईश्वरः, --नाथः, -पति लंका 
का स्वामी अर्थात्‌ रावण या विभीषण,--अरि: राम 
का बिशेषण,--दाहिन्‌ (पुं०) हनुमान्‌ का विशेषण । 

रङ्खनो [लङ्ख्‌ †-ल्युट्‌--डीप्‌] लगाम की वल्गा (लोहे का 
बना वह भाग जो मुंह में रहता हँ), मुखरी । 

रङ्गः [लङ्ग्‌ +अच्‌] 1. ऊंगड़ापन 2. संघ समाज 3. प्रेमी, 
जार (उपपति) । 

खङ्गूलम्‌ [लङ्ग +-ऊलच्‌ पृषो०] जानवर की पूंछ, तु० 
“लाँगूलम्‌' से । 

लङ्घ्‌ (म्वा० उभ० लङ्घति-ते, लङ्घित, इच्छा? लिल- 
इचघिषति-ते) 1. उछलनः कूदना, छलांग लगाना 
2. सवारी करना, चढ़ना - अन्ये चालङ्घिषुः शेलान्‌ 
--भट्रि> १५।३२ 3. परे चले जाना, अतिक्रमण 
करना -- लङ्घते स्म॒ मुनिरेष विमानिन्‌--नै० पाड 
उपवास करना, अनशन करना 5. सूखना, सूख जाना 
(पर०) 6. पट्टा मारना, आक्रमण करना, खा 
जाना, क्षति पहुंचाना--पल्लवान्‌ हरिणो लङ्घितुमाग- 
च्छति-मालवि० ४, प्रेर० या चुरा० उभ० (लङ्घयति 
-ते) 1. ऊपर से कूद जाना, छलांग लगा देना, परे 
जाना--सागरः प्लवगेन्द्रेण क्रमेणेकेन लङ्घितः-महा०, 
मनु० ४।३८ 2. तय कर लेना, चल कर पार कर 
लेना (दूरी आदि) रघु० १।४७ 3. सवारी करना, 
चढ़ना -रघु० ४५२ 4. उल्लंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना --रघु० ९।९ याज्ञ? २।१८७ 
5. रुष्ट करना, अपमान करना, निरोदर करना, 
उपेक्षा करना--हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा लंघय- 
ति खल: सुजनम्‌, दर्पणमिव तं कुरुते तथा-तथा निर्मल- 
च्छायम्‌--वास० 6. रोकना, विरोध करना, ठहराना, 
टालना, हटाना -भाग्यं न लङ्घयति कोऽपि विधि- 
प्रणीतम्‌ -सुभा०, मृच्छ० ६२ 7. आक्रमण करना, 
झपट्टा मारना, क्षतिग्रस्त करना, चोट पहुँचाना-रघु ० 
११।९२ 8. आगे बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना, अपेक्षा- 
कृत अधिक चमकना, ग्रहणग्रस्त करना,- (यशः) जग- 
तप्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलंङ्घयितुं ममोद्यतः 


--रघु० ३।४८ 9. उपवास करवाना 10. चमकना 
11. बोलना, अभि --, 1. परे चले जाना, ऊपर से 
छलांग लगा देना 2. उल्लंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना, उद्‌--, 1. पार जाना, पार कर 
लेना, परे चले जाना--शि० ७।७४ 2. सवारी करना 
चढ्ना 3. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना- मुद्रा ० 
१।१०, शि० १२।५७, बि -, 1. पार जाना, उछलकर 
पार करना, यात्रा करना-निवेशयामास विलङ्घिताध्वा 
--रघु० ५४२, १६।३२, शि० १२।२४ 2. उल्लंघन 
करना, अतिक्रमण करना, बाहर कदम रखना, अवहेलना 
करना, उपेक्षा करना-गन्तूं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य --कु० 
५।२५, रघु० ५।४८ 3. औचित्य की सीमा का उल्लंघन 
करना--रघु० ९।७४ 4. उठाना, चढ़ना, ऊपर जाना 
--कि० ५1१, नै० ५२ 5. छोड़ देना, परित्याग करना 
एक ओर फेंक देना---मनोबवन्धान्यरसान्‌ विलङ्ध्य सा 
-रघु० ३।४ 6. आगे बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना --इति 
कर्णोत्पलं प्रायस्तव दृष्ट्या विलडध्यते--काव्या ० 
२।२२४ 7. उपवास कराना । 


लङ्घनम्‌ [लङ्घ+-ल्युट्‌] 1. छलांग लगाना, कूदना 2. उछल 


कर चलना, यात्रा करना, पार जाना, चलना, गतिशील 
होना---यूयमेव पथि शी घ्रलडघनाः-घट० ८ 3. सवारी 
करना, चढ़ना, उठना (आलं० से भी) - नभोलङ्घन 
--रघु० १६।३३, जनोऽयमृच्चेः पदलङ्घनोत्सुक्‌ः--कु० 
५।६४, उच्चपद प्राप्त करने को इच्छुक 4. धावा 
बोलना, एकाएक आक्रमण द्वारा दुर्गादि हथिया लेना, 
अधिकार में कर लेना-जैसा कि 'दुर्गलङ्घनम्‌ में 5, आगे 
बढ़ना, परे चले जाना, बाहर कदम रखना, उल्लंघन, 
अतिक्रमण 'आज्ञालङ्घनं' नियमलङ्घनम्‌? आदि 6. अव- 
हेलना करना, घृणा करना, तिरस्कार पूर्वक व्यवहार 
करना, अपमान करना-- प्रणिपातलङ्घनं प्रमार्ष्टुकामा 
- वि० ३, मालवि० ३।२२ 7. अन्यायाचरण, मान- 
हानि, अपमान 8. अनिष्ट, क्षति, जैसा कि आतपल- 
ङ्घनम्‌ में दे० 9. उपवास करना, संयम शि० १२२५ 
(यहाँ इसका अर्थ छलांग भी होता हँ) 10. घोड़े का 
एक कदम । 


लङ्घित (भू० क० $० ) [ लङ्घ्‌ [वत ] 1. ऊपर से कूदा 


हुआ पार गया हुआ 2. यात्रा द्वारा पार किया हुआ 
3. अतिक्रान्त, उल्लंघन किया हुआ 4. अबज्ञात, अपमा- 
नित, अमादृत (दे० 'लङ्घ्‌') । 


लछ (म्वा० पर० रच्छति) चिह्न लगाना, देखना, तु० 


लक्ष्‌' । 


लज्‌ 1 (तुदा० आ० लज्जते) लज्जित होना । 


1 (भ्वा० पर० लजति) कलंकित करना आदि, दे० 
'लञ्ज्‌' म्वा० । 
म (चुरा० पर० लजयति) 1. दिखाई देना, प्रतीत 


( ८६९ ) 


होना, चमकना 2. ढकना, छिपाना (कुछ विद्वानों के 
मतानुसार इसी अर्थ में 'लाजयति' रूप भी बनता हँ) । 

छज्ज्‌ (तुदा ० आ० लज्जते लज्जित) लज्जित होना, शमिदा 
होना । 

जज्जका [ लज्ज्‌ +अच्‌ कन्‌-टाप्‌ | जंगली कपास का 
पौघा । 

लज्जा [लज्ज्‌ |-अ--टाप्‌ | 1. शर्म कामातुराणां न भयं 
न लज्जा--सुभा०, विहाय लज्जाम्‌. - रघु० २।४०; 
कु० ११४८ 2. शर्मीलापन, विनय -- श्ुड्गारल्ज्जां 
निरूपयति-श० १, कु० ३।७, रघु० ७।२५ 3. छुईमुई 
का पौधा । सम०--अस्बित (वि०) विनयशील 
शर्मीला,--आवह,--कर (वि०) (स्त्री ०--रा,--री ) 
लज्जाजनक, शर्मनाक, अकीतिकर, कलंकी, झील 
(वि०) शर्मीला शालीन,-रहित-शून्य,-हीन (वि०) 
निर्लज्ज, ढीठ, बेहया । 

छज्जालु (वि०) [ लज्जा +आलुच्‌ ] विनयशील, शर्मीला 
पुं०, स्त्री» छुईमुई का पौधा । 

लज्जित (भू० क० कृ०) [ लज्ज्‌न-क्त ] 1. विनयशील, 
शर्मीला 2. लजाया हुआ, शमिदा । 

लञ्ज्‌ 1 (म्वा० पर० लञ्जति) 1. कलंक लगाना, निन्दा 
करना, बदनाम करना 2. भूनना, तलना । 
| (चुरा उभ० लञ्जयति--ते) 1. क्षतिग्रस्त करना, 
प्रहार करना, मार डालना 2. देना 3. बोलना 
4. सबल या शक्तिशाली होना 5. निवास करना, 
6. चमकना । 

लड्जः [रञ्ज्‌ -- अच्‌] 1. पेर 2. धोती की लांग या किनारा 
जो पीछे कमर में टांग लिया जाता है - तु० कक्षा 
3. पूंछ । 

रूञ्जा [रुञ्ज-{-टाप्‌] 1. घार 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. लक्ष्मी का नामान्तर 4. निद्रा । 

लञ्जिका [लञ्ज्‌ - ण्वुल्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌ ] रण्डी, वेश्या । 

लट्‌ (भ्वा० पर० लटति) 1. बालक बनना 2. बालकों 
की तरह व्यवहार करना 3. बच्चों की भांति तोतली 
बातें करना, तुतलाना 4. कन्दन करना, रोना । 

लट: [लट्‌ +अच्‌] 1. मूर्खे, बुद्ध 2. त्रुटि, दोष 3. लुटेरा । 

लटकः [लद्‌-{-क्वृन्‌] ठग, बदमाश, पाजी, दुष्ट । 

(वि०) [प्राकृत 'लड॒ह' शब्द से संबद्ध, स्वयं 'लडह' 
शब्द भी इस 'लटभ' से ही वना प्रतीत होता हैं] 
लावण्यमय, मनोहर, सुन्दर, आकर्षक, प्रिय,--अति- 
कान्तः कालो लटभललनाभोगसुलभः--भर्तृ० ३।३२, 
(यहाँ भाष्यकार 'लटभ' का अर्थ 'सलावण्य' करते 
हैँ), तस्याः पादनखश्रेणिः शोभते लटभभ्रुव 
--विक्रमांक० ८1६, बिल्हण ने इस शब्द को इसी 
पुस्तक में और तीन स्थानों पर प्रयुक्त किया है जहाँ 
इसका अर्थ 'तरुणी स्त्री' या 'सुन्दरी स्त्री” प्रतीत 


होता हूँ-उदा० कि वा वर्णनया समस्तलटभाल- 
ङ्कारतामेष्यति--८।८६, अनध्यंलावण्यनिधानभूमिर्ने 
कस्य लोभं लटभा तनोति- ९।६८ केशबन्धविभवलंट: 
भानां पिण्डतामिव जगाम तमिस्रम्‌ ११।१८ । 

लट्टः (पुं०) दुष्ट, बदमाश, दे० 'लटक' । 

लट्बः [लटेः क्वन्‌] 1. घोड़ा 2. नाचने वाला लड़का 
3. एक जाति का नाम,- ट्वा 1. एक प्रकार का पक्षी 
2. मस्तक पर बालों का घूंघर, अलक 3. चिड़िया, 
गोरेया 4. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र 5. एक खल 
6. जाफ़रान, केसर 7. व्यभिचारिणी स्त्री । 

रूड्‌ 1 (म्वा० पर० डति) खेलना, क्रीडा करना, हाव- 
भाव दिखलाना । 
1 (म्वा पर०, चुरा० पर० रूडति, लड़यति) 
1. फंकना, उछालना 2. कलंक लगाना 3. जीभ लप- 
लपाना 4. तंग करना, सताना । 
ए (चुरा० उभ० लाडयति--ते) 1. लाड प्यार 
करना, पुचकारना, दुळारना 2. सताना | 

लड़ह (वि०) [प्राकृत शब्द] सुन्दर, मनोहर । 

लडु=लटक दे० । 

लड्डुः, लुड्ड्कः (पुं ) एक प्रकार की मिठाई, लडड 
मोदक (चीनी, आटा, घी आदि पदार्थों को मिलाकर 
बनाये हुए गोल गोल पिंड) । 

लण्ड (म्वा० पर०, चुरा० उभ० लण्डति, लण्डयति--ते) 
1. ऊपर को उछालना, ऊपर की ओर फेंकना 
2. बोलना । 

लण्डम्‌ [लण्ड्‌+- घञ्‌] विष्ठा, मल । 

लण्डुः [संभवतः फ़ेंच्‌ भाषा के लौंड्रेज (1.0707७5) शब्द 
का आधुनिक रूप] लन्दन । 


लता [लत्‌-अच्‌ + टाप्‌] 1. बेल, फैलने वाला पौधा 
लताभावेन परिणतमस्या रूपम्‌ विक्रम» ४, लतेव 
संनद्धमनोज्ञपल्लबा रघु० ३।७, (विशेष रूप से 
“भुजा' 'भौं' 'बिजली' आदि अर्थो को प्रकट करने 
वाले शब्दों के साथ समास के अन्त में, सौन्दर्य 
कोमलता तथा पतलेपन को प्रकट करने के लिए 
प्रयोग भुजलता. बाहुलता, भ्रूलता, विद्युल्लता, इसी 
प्रकार खङ्ग”, अलक” आदि, तु०, कु० २1६४, मेघ० 
४७, श० ३।१५, रघु० ९४५) 2. शाखा 3. प्रियंगु 
लता 4. माधवी लता 5. कस्तूरी लता 6. हंटर या कोडे 
का सड़ाका 7. मोतियों की लड़ी 8. सुकुमार स्त्री । 
सम०--अन्तम्‌ फूल, ` अम्बुजम्‌ एक प्रकार की ककड़ी, 
— अकः हरा प्याज, अलकः हाथी, आननः नाचते 
समय हाथों की विशेष मुद्रा, -- उद्गमः लता का ऊपर 
को चढ़ना,-करः नाचते समय हाथों की विशेष मद्रा 
कस्तूरिका, कस्तूरी कस्तूरी की बेल, गृहः, 
~ हम्‌ लतागृह, लताकुंज--कु० ४४१ जिः, 


{ ८७० 


--रसनः साँप,--तरुः 1. साल का वृक्ष 2. संतरे का 
पेड, - पनसः तरबूज,--श्रतानः लतातन्तु- रघु० २८, 
ता सबनम्‌ रूतागृह, लताकुंज, मणिः मूँगा, - 

रताकृंज रूतागृह,-मृनः बन्दर,-- यादकम्‌ अंकुर, 
अंखुवा, - बलयः,- - यम्‌ लताकुंज, - वृक्षः नारियल 
का पेड़, देष्टः एक प्रकार का रतिबंध, संभोग का 
प्रकार, ¬ वेष्टनम्‌, वेष्टितकम्‌ आरिङ्गन का प्रकार । 


लतिका [लता ]-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ | 1. छोटी लता, बेल 


2. मोतियों की लड़ी । 


छक्तिका [लत्‌ | तिकन्‌+- टाप्‌] एक प्रकार की छिपकली। 
छप्‌ (म्वा० पर० लपति) 1. बोलना, बातें करना 2. चायं 


चायं करना, चीं चीं करना 3. कामाफूसी करना -- 
कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रृतिमूले गीत० 
१, प्रेर० - (लापयति-ते) बातें करवाना, अनु , 
दोहराना, वार बार बातें करना, अप--,मुकरना, 
स्वीकार नहीं करना, इन्कार कर देना --शतमपलपति 
सिद्धा 2. छिपाना, ढकना, आ--, 1. बातें 
करना, वार्तालाप करना 2. बातें करना बोलना 
3. चायं चायं करना, चीं चीं करना, उद्‌--, 
जोर से पुकारना, प्र- 1. बातें करना, बोलना 
--वचो वे देहीति (वैदेहीति) प्रतिपदमुदश्रु 
प्रझपितम्‌ --सा० द० ६2. यूँ ही बोलना, असंगत 
बातें करना, चायं चायं करना, चीं चीं करना, बक- 
बक करना, निरर्थक बातें करमा, वि --,1. कहना, 
बोलना 2. विलाप करना, शोक मनाना, करन्दन 
करना, रोना विललाप विकीर्णमूर्धजा कु० ४।४ 
विललाप स बाष्पगद्गदं.-- रधु० ८४३, ७०, भट्टि० 


) 


जिसे (कार्य के लिए) क्षेत्र मिल गया हैं - लब्धाव- 
काशा मे प्रार्थना श० १ 3. जिसने फुरसत प्राप्त 
करली है, जिसे अवकाश का समय मिल गया हैं, 
इसी प्रकार “लब्धक्षण ,-- आस्पद (वि०) जिसने कहीं 
पेर जमा लिया हैं, या कोई पद प्राप्त कर लिया है 
- सावि० १।१७,-उदय (वि०) 1. जन्मल्या 
हुआ, उत्पन्न, उदित लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा 
-- कु० १।२५ 2. समृद्धिशाली, या उन्नत--स त्वत्तो 
लब्धोदयः “उसकी उन्नति तुम्हारी बदौलत हुई 
--क्राम (वि०) जिसे अभीष्ट पदार्थ मिल गय हैं 
कीति (वि०) विश्रुत, प्रसिद्ध विख्यात, चेतस्‌,-संज्ञ 
(वि०) जिसे होश आ गया हुँ, जिसकी बेहोशी दूर 
हो गई हें, जन्मन्‌ (वि०) उत्पन्न, पेदा,_नासन्‌ 
(वि०) विश्रुत, विख्यात, - नाशः प्राप्त की 
हुई वस्तु का नाश --लब्धनाशो यथामृत्युः, - प्रज्ञमनम्‌ 
1. प्राप्त की हुई वस्तु को सुरक्षापूर्वक रखना 
2. सुपात्र को दान या घनसमर्पण -मन्‌० ७।५६ पर 
कुल्लू०, -लक्ष,-क्ष्य (वि०) 1. जिसने ठीक निशाने 
पर आघात किया ह 2. अन्त्रप्रयोग में कुशल, र्ण 
(वि०) विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ - चित्रं त्वदीये विषये 
समन्तात्‌ सर्वेऽपि लोकाः किल लब्घवर्णाः--राजप्र० 
2. प्रसिद्ध, विश्रूत, विख्यात -मच्छ० ४।२६, “भाज 
(वि०) विद्वानों का आदर करने वाला--कृ च्छ- 
लब्धमपि लब्धवर्णभाक्‌ तं दिदेश मृतये सलक्ष्मणम्‌ 
रघु० ११।२, - विद्य (वि०) विद्वान्‌ शिक्षित, 
बुद्धिमान्‌, सिद्धि (वि०) जिसने अटीष्ट पदार्थ 
(सफलता) या पूर्णता प्राप्त कर ली है । 


६।११, तामिह वृथा कि विलपामि . मीत० ३, बिभ्र -, | लब्धिः (स्त्री०) [ लभ्‌--क्तिन्‌ ] 1. अभिग्रहण, प्राप्ति 


झगड़ा करना, विरोध करना, वादविवाद करना, अवाप्ति 2. लाभ, फायदा 3. (गणि० मे) भजनफल । 

तू तू मँ मै करना, सम्‌ -, 1. बातें करना, वार्तालाप | लब्ध्रिम (वि०) [लभ्‌ -त्तक्रि मप्‌ ] प्राप्त, अवाप्त, 

करना संलपतो जनसमाजात्‌--दश० 2. नाम लना, उपलब्ध । 

पुकारना । कभ (स्वा० आ० लभते, लब्ध) 1. हासिल करना, प्राप्त 
रूपनम्‌ (लप्‌ +-ल्युट्‌] 1. बातें करना, बोलना 2. मुख । करना, उपलब्ध करना, अवाप्त करना लभेत सिक- 
रूपित (भू? क० कुऽ) [लप्‌ +-क्त] बोला हुआ, कहा तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्‌ --भर्तृं ० २५, चिराय 

हुआ, चीं चीं किया हुआ, : सम्‌ वाशी, आवाज । याथार्थ्यमलम्भि दिग्गज: . शि० १1६४, रघु० ९२९ 
लब्ध (भू. क० कृ०) [ख्भ्‌+-क्त] 1. हाशिल किया, 2. रखना, अधिकार में लेना, कब्जे में होना 3. लेना, 


प्राप्त किया, अवाप्त 2. लिया, प्राष्तकिया 3. प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त किया, बोध पाया 4. उपलब्ध किया 
(भाग आदि से), दे० रभ्‌ -ब्धम्‌ जो प्राप्त कर 
लिया गया, या सुरक्षित हो गया लब्धं रक्षेदवक्षयात्‌ 
हि. २।८, रधु० १९।३। सम०--अन्तर (वि०) 
1. जिसने कोई अवसर प्राप्त कर लिया है 2. जिसकी 
कहीं पहुंच हो गई है या प्रवेश मिल गया हे रघु० 
१६।७, - अवकाश, अवसर (वि०) 1. जिसे किसी 
बात का अवसर मिल गया हे 2. (कोई भी बात) 


प्राप्त करना 4. पकड़ना, लेना, दबोचना - रघु० १1३ 
5. मालूम करना, मुकाबला होना --यत्किचिल्लभते 
पथि 6 वसूल करना, उगाहना 7. जानना, सीखना, 
प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, समझना 'भ्रमणं"'"'गमनादेव 
लभ्यते भाषा० ६, सत्यमलभमान- मनु० ८।१६९ 
पर कुल्ल्‌० 8. (किसी बात को करने के) योग्य होना 
(तुमुन्‌ के साथ) मर्तुमपि न लभ्यते, नाधर्मो 
लभ्यते कर्तु लोके वेद्याघरे (संज्ञाशन्दों के साथ प्रय क्त 
होकर 'लभू' के अर्थो में तदनुकूल परिवर्तन हो जाता 


( ८७१ ) 


हे, उदा० गर्भलभ्‌ गर्भवती होना, गर्भे धारण करना, 
पदं लभ्‌, आस्पदं लभ्‌ पर जमाना, प्रभाव रखना, 
दे० 'पद' के नीचे, आन्तरं लभ्‌ पग रखना, प्रविष्ट 
होना, - लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः रघु० ६1६६, मन 
पर प्रभाव नहीं पड़ा, चेतनां लभू - -,संज्ञां लभ्‌ होश में 
आना, जन्म लभ्‌ पैदा होना, - कि० ५।४३, दशनं लभ्‌ 
भेंट होना, साक्षात्कार होना, दर्शन करना स्वास्थ्यं 
रूभ्‌ स्वस्थ होना, आराम में होना )--प्रेर ० (लम्भयति 
ते) 1. प्राप्त करवाना, लिवाना कि० २।५८ 
2. देना, प्रदान करना, अर्पण करना - मोदकशरावं 
माणवकं लम्भय - विक्रम० ३ 3. कष्ट उठाना 4. प्राप्त 
करना, लेना 5. मालूम करना, खोजना--इच्छा० 
(लिप्सते) प्राप्त करने की इच्छा करना, प्रबल लालसा 
रखना अलब्धं चेव लिप्सेत--हि० २1८, आ-_, 
1. स्पर्श करना गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा-मनु० ५। 
८७, भट्टि० १४९१ 2. प्राप्त करना, हासिल करना, 
पहुँचना--येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमालप्स्यते 
ते---मेघ० १५ (पाठान्तर) 3. मार डालना, (यज्ञ 
में पशु का बलिदान करना--गर्दभं पशुमाळम्य-याज्ञ० 
३।२८०, उप -, 1. जानना, समझना, देखना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना पंच० १।७६ 2. निश्चय करना, 
मालूम करना -ब्रूहि यदुपलब्धम्‌--उत्तर० १, तत्त्वत 
एनामुपलप्स्ये -श० १ 3. हासिल करना, प्राप्त 
करना, अवाप्त करना, उपभोग करना, अनुभव प्राप्त 
करना उपलब्धसुखस्तदा स्मरं वपुषा स्वेन नियोज- 
यिष्यति ` -कु० ४४२, विक्रम० २1१०, रघु० ८।८२, 
१०।२, १८।२१, मनु० ११।१७, उपा , 1. कलंक 
लगाना, बुरा भला कहना, चृभती बात कहना, 
खरी खोटी सुनाना पयोधरविस्तारयितृकमात्मनो 
यौवनमुपालभस्व मां किमुपालभसे श० १, कु० ५। 
५८, रघु० ७४४, शि० ९।६०, प्रति--, 1. वसूल 
करना, फिर से उपलब्ध करना 2. हासिल करना, 
प्राप्त करना, विप्र---, 1. ठगना, धोखा देना, आँख में 
घूल झोंकना 2. वसूल करना, फिर से प्राप्त करना 
3. अपमान करना, अनादर करना, सम्‌ -. हासिल 
करना । 


छभनम्‌ [लभ्‌ +-ल्युट्‌] 1. हासिल करने की, क्रिया, प्राप्त 


करना 2. प्रत्यय (पहचानने) की क्रिया । 


रूभसः [लभ्‌ ३ असच्‌] 1. दौलत, धन 2. जो निवेदन करता 
हं, निवेदक,-सम्‌, घोडे को बांधने की रस्सी (पुं० भी) । ! 


रभ्य (वि०) [लभ्‌ कर्मणि यत्‌] 1. प्राप्त होने के योग्य, 


पहुंचने के योग्य अवाप्त होने या प्राप्त करने के योग्य 

्रांशुलम्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः रघु» 
१३, ४८८ कु० ५१८ 2. मिलने के योग्य. - कु० 
११४० 3. योग्य, उपयुक्त, उचित 4. सुबोध । 


लमकः [रभ्‌ +-क्वृन्‌, रस्य लत्वम्‌] प्रेमी, जार (उपपति) । 


लम्पट (वि०) [रम्‌-अटन्‌, पुक्‌, रस्य लः] 1. लालची, 
लोलुप, लालायित 2. विषयी, विलासी, कामुक, 
व्यसनी, इन्द्रियपरायण, टः स्वेच्छाचारी दुश्चरित्र, 
दुराचारी ('लम्पाक' शब्द भी इसी अर्थ में) । 


लभ्फः [लम्फ्‌ +घव्म_] कूद, उछाल, छलांग । 
लम्फनम्‌ [रुम्फ्‌+-ल्युट्‌] कूदना, उछलना । 


रम्ब (भ्वा० आ० लम्बते, लंवित) 1. लटकना, टांगना, 


दोलायमान होना ऋषयो ह्यत्र लम्बन्ते महा० 
2. अनुषक्त होना, चिपकना, सहारा लेना, आश्रित 
होना-ललम्बिरे सदसि लता: प्रिया इव शि० ७।७५, 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि--मेघ० 
४१ (यहां ल॑० का अर्थ है 'नीचे लटकता हुआ' या 
'कूल्हों का सहारा लिये हुए') 3. नीचे जाना, ड्बना, 
(सूर्यं आदि का) अस्त होना या डूबना, नीचे गिरना 

लम्बमाने दिवाकरे-शि० ९।३०, कि० ९।१, स्वद- 
घरचुम्बनलम्बितकज्जलमूज्ञ्वलय प्रियलोचने गीत० 
१२ (==्गलित) 4. पीछे गिरना या पड़ना, पिछड़ना 
5. विलंब करना, ठहरना 6. ध्वनि करना प्रेर० 
(लम्बयति-ते), 1. हराना, नीचे लटकाना 2. ऊपर 
लटकाना, स्थगित करना 3. बिछाना, (हाथ आदि) 
फलाना करेण वातायनलम्बितेन रघु० १३।२१, 
को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ६७५,अव --, लटकना, 
लटकाना, स्थगित होना - कनकश्टङ्खलावलम्बिनी 

मुद्रा २ 2. नीचे डूब जाना, उतरना 3. थामना, 
जुड़ना, झुकना या सहारा लेना, पालनपोषण करना 

दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः श० २, ययौ तदीया- 
मवलम्व्य चाङ्गुलिम्‌-रघु ३।२५ 4. थामना, संभालना, 
पालनपोषण करना, जीवित रहना (आलं० से भी) 
ले लेना हस्तेन तस्थावलम्व्य वासः रधु ७।९, कु० 
३।५५, ६1६८, हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमाः--रघु० 
८।६० 5. निर्भर रहना, टिकना-व्यवहारोऽयं चारु- 
दत्तमवलम्बते ` मृच्छ० ९, भट्टि १८।४१ 6. सहारा 
लेना, आश्रय लेना, भरोसा करना, धर्येमबलम्ब्‌ ध्य 
या साहस से काम लेना,-कि स्वातन्श्यमवलम्बसे--श ० 
५, माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽथे कु० १।५२, शि० 
२।१५, आ , 1. आराम करना (किसी के सहारे) 
झुकना 2. लटकना, स्थगित होना विक्रम० ५1२, 
3. हथियाना, पकड़ना--अथालम्ब्य धनू राम:--भट्टि ० 
६।३५, १४।९५ 4. पालनपोषण करना, थामना, उत्तर 
दायित्व लेना . आधोरणालम्बितं--रघु० १८1३९ 
5. निर्भर होना-तमालम्व्य रसोद्गमान्‌-सा० द० ६३ 
6. सहारा लेना, आसरा लेना, हाथ पकड़ना, घारण 
करना --अमुमेवार्थमालम्व्य न जिजीविषाम्‌ -मुद्रा० 
२।२०, कि० १७।३४, उद्‌ - ,खड़ा होना, सीधा खंडा 


( ८७२ ) 


होना,-पादेनेकेन गगने द्वितीयेन च भूतले, 
ल्लम्बितस्तावद्यावत्तिष्ठति भास्करः मृच्छ० २।१ 
वि--, 1. लटकाना, लटकना, स्थगित होना रघु० 
१०६२ 2. अस्त होना, क्षीण होना (सूर्यादि का) 
3. ठहरना, पिछड़ना, रह जाना- कु० ७1१३, 
4. देर करना, मन्दगति होना - विलम्बितफले: काल 
निनाय स मनोरथे:-रघु० १1३३, कि विलम्ब्यते त्वरितं 
तं प्रवेशय--उत्तर० १। 

छम्ब (वि०) [लम्ब्‌--अच्‌] 1. नीचे की ओर लटकता 
हुआ, झूळता हुआ, लम्बमान, दोलायमान - पाण्डयो- 
ऽयमंसापितलम्बहारः-रघु० ६1६०, ८४, मेघ 
८४ 2. लटकता हुआ, अनुषक्त 3. बड़ा, विस्तूत 
4: विस्तीर्णं 5. लंबा, ऊंचा, बः 1. लम्वमापक 
2. सह-अक्ष-रेखा, किसी स्थान के उध्वंबिन्दु और घुव- 
बिन्दु का मध्यवर्ती चाप, अक्षरेखा का पूरक । सम० 
-- उदर (वि०) बड़े पेट वाला, तोंदवाला, स्थूलकाय 
भारीभरकम (रः) 1. गणेश का नामांतर 2. भोजन 
भट्ट, - ओष्ठः (लम्बो-बौ-ष्ठः) ऊट, -- कर्णः 1. गघा, 
2. बकरा 3. हाथी 4. बाज, शिकरा 5. पिशाच, 
राक्षस,--जठर (वि०) मोटे पेट वाला, भारीभरकम, 
-- षयोघरा वह स्त्री जिसके स्तन भारी हों और 
नीचे को लटकते हों,--स्फिच्‌ (वि०) जिसके नितंब 
भारी और उभरे हुए हों । 


लम्बकः [लम्ब--कन्‌] (ज्या० में) 1. लंबरेखा 2. अक्षरेखा 
का पूरक, (ज्यों० में) सह-अक्षरेखा । 

लम्बनः [लम्ब्‌ +ल्युट्‌] 1. शिव का विशेषण 2. कफ-प्रधान 
प्रकृति, नम्‌ 1. नीचे लटकना, निर्भर रहना, उतरना 
आदि 2. झालर 3. (चन्द्रमा के) देशान्तर में स्थान- 
भ्रंश ४. एक प्रकार का लंबा हार । 

लम्बा [लम्ब-+-टाप्‌] 1. दुर्गा का विशेषण 2. लक्ष्मी का 
विशेषण । 

लम्बिका [लम्बू--प्वुलू+टापू, इत्वम्‌] कोमल तालुका 
लटकता हुआ मांसल भाग, उपजिह्वा, कण्ठ के अन्दर 
का कोवा । 

लस्बित (भू० क० कृ०) [लम्ब्‌ +-क्त) 1. नीचे लटकता 
हुआ, झूलता हुआ 2. स्थगित 3. डूबा हुआ, नीचे गया 
हुआ 4. सहारा लिये हुए, अनुषक्त (दे० लम्ब्‌) । 

लम्बुषा (स्त्री) सात लड़ियों का हार । 

कम्भः [लभ्‌ घडा नुम्‌] 1. सिद्धि, अवाप्ति 2. मिलन 
3. पुनः प्राप्ति 4. लाभ । 

लम्भनम्‌ [लम्‌ +ल्युट्‌, नुम्‌] 1. सिद्धि, अवाप्ति 2. पुनः 
प्राप्ति । 

छम्भित (भू० क० कृ०) [लम्‌ +-क्त, नुम्‌] 1. उपाजित, 
हासिल, प्राप्त 2. दत्त, 3. सुधारा हुआ 4. नियुक्त, 
प्रयुक्त 5. संयोया 6. कहा गया, संबोधित । 


, तिष्ठाम्यु- | लब्‌ (स्वा० आ० लयते) जाना, हिलना-जुलना । 


लयः [ली-अच्‌] 1. चिपकना, मिलाप, लगाव 2. प्रच्छन्न, 
छिपा हुआ 3. संगलन, पिघलना, घोल 4. अदर्शन, 
विघटन, बुझाना, विनाश, लयं या विघटित होना, 
नष्ट होना 5. मन की लीनता, गहन एकाग्रता. अनन्य 
भक्ति (किसी भी पदार्थ के प्रति)-पश्यन्ती शिवरूपिणं 
लयवशादात्मानमभ्यागता --मा० ५।२, ७, घ्यानरूयेन 
- गीत० ४ 6. संगीत की लय (तीन प्रकार की 
> द्रुत, मध्य और विलंबित) --किसलयै: सलयैरिव 
पाणिभिः--रघु० ९।३५, पादन्यासो लयमनुगतः 
-“मालवि० २।९ 7. संगीत में विश्राम 8. आराम 
9. विश्राम स्थान, आवास, निवास ..अल्या-दि० 
४५७, कोई स्थिर निवास न रखते हुए, घूमते हुए! 
10 मन की शिथिलता, मानसिक अकर्मण्यता 
11. आलिंगन । सम० - आरम्भः, --आलम्भः पात्र, 
अभिनेता, नर्तक, --कालः (सृष्टि का) प्रलयकाल, -- गत 
(वि०) विघटित, पिघला हुआ,-पुत्री नटी, अभिनेत्री, 
नर्तकी । 

लयनम्‌ [ली +ल्युट्‌] 1. अनुषक्त होना, जुड़ना, चिपकना 
2. विश्राम, आराम 3. विश्रामस्थल, घर । 

लब (म्वा० पर० लबंति) जाना, हिलना-जुलना । 

ललू 1 (म्वा० उभ० रूलति-ते) खेलना, क्रीडा करना, 
इठलाना, किलोल करना--पनसफलानीव वानरा 
ललन्ति--मृच्छ० ८1८, गजकलभा इव बन्धुला ललामः 
४१२८ । 
1! (चुरा० उभ० या प्रेर० लालयति-ते, छाछित) 
खेलने की प्रेरणा देना, पुचकारना, लाड-प्यार करना, 
दुलार करना, प्रेमाछिगन करना लाता. वहवो 
दोषास्ताडने बहूवो गुणाः, तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च 
ताडयेन्न तु लालयेत्‌ -सुभा०--कु० ५।१५ 2. इच्छा 
करना 1 
गो (चुरा० उभ० लालयति -ते) 1. लाडप्यार 
करना, मृच्छ० ४।२८ 2. जीभ लपलपाना 3. इच्छा 
करना । 

रूल (वि०) [लल्‌ +-अच्‌] 1. क्रीडासक्त, विनोद प्रिय 
2. लपलपाने वाला 3. अभिलाषी, इच्छुक । सम० 
~-जिह्व=5ललजिह्व, जीभ से लपलप करने वाला । 

रूलत्‌ (वि०) [लल्‌ +-शतृ] 1. खेलने वाला, विहार करने 
वाला 2. रूपलपाता हुआ । सम० -- जिह्व (वि०) 
(ललज्जिह्व) 1. जीभ से लपलपाने वाला 2. बर्वर, 
भीषण (ह्रः) 1. कुत्ता 2. ऊंट । 

ललनम्‌ [लल्‌ +ल्मुट्‌] 1. क्रीडा, खेल, आमोद, रंगरेली 
2. जीभ बाहर निकालना । 

लरूना [लल्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ +-टाप्‌] स्त्री,--शठ नाकलोक- 
ललनाभिरविरतरतं रिरंससे - शिश १५।८८ 


(८७३ ) 


2' स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. जिह्वा । सम०--प्रियः 
कदंब का पेड़ । 

ललनिका [ललना--कन्‌ --टापू इत्वम्‌] छोटी स्त्री, अभागी 
स्त्री--काव्या० ३1५० । 

ललन्तिका [लल्‌ +-शत्‌+-ङीप्‌+कन्‌+-टाप्‌, हस्वः] 
1. लंबी माला 2. छिपकली । 

ललाकः [लल्‌--आकन्‌] पुरुष का लिंग, जननेन्द्रिय । 

ललाटम्‌ [लड्‌ +-अच्‌ डस्य लः, ललमटति अट्‌+-अण्‌ वा] 
मस्तक - लिखितमपि ललाटे प्रोज्ञितुं कः समर्थ 
--हि० ११२१, ने० १।१५। सम०-अक्षः शिव का 
विशेषण, -- तटस्‌ मस्तक का ढलान, माथा,--पट्टः, 
पट्टिका 1. मस्तक का सपाट तल 2. (तेहरा) शिरो- 
वेष्टन, त्रिमुकुट, सिर की चोटी, केशबंघ, -- लेखा 
मस्तक की रेखा । 

लरूाटकम्‌ [ललाट--कन्‌ ] 1. मस्तक 2. सुन्दर माथा । 

ललाटन्तप (वि०) [ललाट-+-तप्‌ + खश्‌, मुम्‌] 1. (मस्तक) 
को जलाने या तपाने वाला---ललाटन्तपस्तपति तपन 
मा० १, उत्तर० ६, सूर्य ऊपर ठीक सिर पर चमक 
रहा है -ललाटन्तपसप्तसप्ति:--रघु १३।४१ 2. (अतः) 
बहुत पीडाकर लिपिलंलाटन्तपनिष्ठुराक्ष रा -- नै ० 
११३८, पः सूर्य । 

ललाटिका [ललाट -'-कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌] 1. मस्तक पर 
पहना जाने वाला आभूषण, टीका 2. मस्तक पर 
चन्दन का या अन्य किसी सुगंधित चूर्ण का तिलक 
तकु [| ५५ 1 

ललाटूल (वि०) उन्नत और सुन्दर मस्तकवाला । 

ललाम (वि०) (स्त्री०---मी) [लड-)- क्विप्‌, डस्य लत्वम्‌ 
तम्‌ अमति - अम्‌--अण्‌] सुन्दर, प्रिय, मनोहर, 
—मम्‌ मस्तक का आभूषण, टीका, सामान्य अलंकार 
(इस अर्थ में पुं भी) अहं तु तामाश्रमललामभूतां 
दाक्रुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि--श० २, शि० ४२८ 
2. कोई भी श्रेष्ठ वस्तु 3. मस्तक का तिलक 4. चिह्न, 
प्रतीक, तिलक 5. झण्डा, पताका 6. पंक्ति, माला, 
रेखा 7. पूंछ 8. अयाल, गरदन के बाल 9. प्राधान्य 
मर्यादा, सौन्दर्यं 10. सींग,--मः घोड़ा । 

ललामकम्‌ [ललाम--कन्‌] फूलों का गजरा जो मस्तक पर 
धारण किया जाता हैं । 

ललामन्‌ (नपुं०) [लुल्‌ +इमनिन्‌] 1. अळंकार, आभूषण, 
2. (अतः) कोई भी अपने प्रकार की श्रेष्ठवस्तु 
~ कन्याळलाम कमनीयमजस्य लिप्सो:--रघु० ५६४ 
'कन्याओं में श्रेष्ठ या अळंकारभूत' 3. झंडा पताका 
4. साम्प्रदायिक चिह्न, तिलक, संकेत, प्रतीक 
6. पूंछ ! 

रूलित (वि०) [लल--क्त| 1. क्रीड़ासक्त, खेलने वाला 
इठलाने वाला 2. श्युंगारप्रिय, क्रीडाप्रिय, स्वेच्छा- 


११० 


चारी, विषयासक्त 3. प्रिय, सुन्दर मनोहर, प्रांजल, 
-- सलीलाललितललिते ज्योत्स्ना प्राये रकृत्रिमवि भ्रमः 
(अगकेः) उत्तर? १।२०, विघाय सृष्टिं ललितां 
विधातु:--रघु० ६1३७, १९।३९, ८1१, मा० १।१५, 
कु० ३।७५, ६४५, मेघ० ३२,६४ 4. सुहावना, 
लावण्यमय, :चिकर, बढ़ियां-- प्रियशिष्या ललिते 
कलाविधौ-- रघु० ८।६७, संदशितेव ललिताभिनयस्य 
शिक्षा-मालवि० ४।९, विक्रम० २1१८ 5. अभीष्ट 
6. मृदु, कोमल शि० ७।६४ 7. थरथराता हुआ, 
कम्पायमान,--तम्‌ 1. क्रीडा, रंगरेली, खेल 2. श्यृगार 
परक विनोद, गतिलावण्य, स्त्रियों में प्रीति विषयक 
हावभाव--शि० ९।७९, कि० १०।५२ 3. सौन्दयं, 
लावण्य, आकर्षण 4. कोई भी प्राकृतिक या स्वाभा- 
विक क्रिया 5. सरलता, भोलापन । सम०--अर्थ 
(वि०) सुन्दर या प्रीतिविषयक अर्थ वाला - विक्रम० 
२।१४,-- पद (वि०) श्रांजलरचनायुक्त-- शे० ३, 
= प्रहारः मृदु या कोमल आघात । 
ललिता [ललित+-टाप्‌] 1. स्त्री 2. स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री 3. कस्तूरी 4. दुर्गां का एक रूप 5. विभिन्न 
छन्दों के नाम सम,--- पञ्चमी आश्विनशुक्ल का पांचवा 
दिन, सप्तमी भाद्रपद के शुक्लपक्ष का सातवाँ दिन । 
लवः [ल्‌ +अप्‌] 1. उत्पाटन, उल्लुंचन 2. कटाई 
(पके अनाज की) लावनी 3. अनुभाग, टुकड़ा, खण्ड 
कवल या ग्रास 4. कण, बूँद, अल्पमात्रा, थोड़ा ( 
अर्थ में प्रायः समास के अन्त मे-जललवमुच:-- मेघ० 
२०,७7, आचामति स्वेदलवान्‌ म॒खें i ० १३।२०, 
६।५७, १६1६६, अश्वु० १५।९७, अमृत ०-कि ० ५४४. 
भरूक्षेपलक्ष्मीलवक्रीते दास इव--गीत० ११, इसी 
प्रकार तृण”, अपराध? ज्ञान”, सुख? घन? आदि 
5. ऊन, पशम 6. क्रीडा 7. समय का सूक्ष्म विभाग 
==एक निमेष का छठा भाग) 8. किसी भिन्न राशि 
अंश 9. (ज्योति० में) घात 10. हानि, विनाश 
11. राम का एक पुत्र, यमल (जोड़वाँ) में से एक-- 
दूसरे का नाम कुश था, लव का अपने भाई 
कुश के साथ वाल्मीकि मुनि के द्वारा पालनपोषण 
हुआ, सभास्थल आदि स्थानों में पाठ करने के लिए 
दोनों को महा कवि द्वारा रामायण की शिक्षा दी गई 
(इस नाम की व्युत्पत्ति के लिये दे० रघु० १५३२) 
बम्‌ 1. लौंग, 2. जायफल,- बम्‌ (अव्य०) कुछ, 
थोड़ा सा--लवमपि लवङ्गे न रमते-सरस्वती० १। 
लवङ्गः [लू+-अङ्गच्‌] लौंग का पौधा-- द्वीपान्तरानीत- 
छवङ्गपुष्पै:--रघु० ६।५७, ललित लवङ्गलता परि- 
शीलन कोमल मल्यसमीरे- -गीत० १,-गम्‌ छौंग । 
सम० कलिका लौंग ! 
लवड्गकम्‌ [लवङ्ग--कन्‌] लौंग । 


( ८०४ ) 


खबण (वि०) [लू--ल्यूट, पृषो० णत्वम्‌] 1. क्षारीय, 
सलोना, नमकीन 2. प्रिय, मनोहर,--णः 1. खारी 
स्वाद 2. नमकीन पानी का समुद्र 3. एक राक्षस 
का नाम, मधुका पुत्र, यह शत्रुघ्न के द्वारा मारा 
गया था-रघु० १५२, ५,१६, २६ 4. एक 
नरक का नाम, -णम्‌ 1. नमक 2. समुद्री 
नमक, लूण 3. कृत्रिम नमक । सम०-अन्तकः 
शत्रुघ्त का विशेषण,--अब्धिः खारी समुद्र, ०जम्‌ 
समुद्रीनमक,--अस्बुराहिः समुद्र,-आमाति बेला लवणा- 
म्बुराशे:--रघु० १३1१५, विक्रम» १1१५, - अम्भस्‌ 
(पु) समुद्र --रघु० १२७०, १७५४, (नपुं०) 
नमकीन पानी, -आकरः 1. नमक की खान 2. नमकीन 
जलाशय अर्थात्‌ समुद्र 3. (आलं०) लावण्य की खान 
“-भालयः समुद्र, - उत्तमम्‌ 1. सेधा नमक 2. यवक्षार, 
"णउवः 1. समुद्र 2, नमकीन पानी का समुद्र,--उदकः, 
--उदधिः-जरः समुद्र,-क्षारम्‌ एक प्रकार का 
नमक, - मेहः एक प्रकार का मूत्ररोग,- समुद्रः 
नमकीन समुद्र, सागर । 

वणा | लवण- टाप्‌ ] कान्ति, सौन्दयं। 

सवणिमन्‌ (पुं ) [ लवण-{-इमनिच्‌ ] 1. नमकीनपना 
लावण्य 2. सौन्दर्यं, मनोहरता, चारुता । 

सदनम्‌ [ लू भावे कर्मणि च ल्युट्‌ ] 1. लूनाई, लावनी, 
(पके अनाज की) कटाई 2. काटने का उपकरण, 
दरांती, हँसिया । 

झबलो [ लव-|-ला--क-|-डौष्‌ ] एक प्रकार की लता, 
--मया लब्धः पाणिलंलितलवलीकन्दलूनिभः - उत्तर० 
३।४० | 

लवित्रम्‌ [ लूयतेऽनेन+लू+-इत्र ] काटने का उपकरण, 
दरांती, हँसिया । 

खश (चुरा० उभ० शयति -ते) किसी कला का अभ्यास 
करना, तु० 'लस्‌' । 

रूशु ( प न:,--नम्‌ | अशेः उनन्‌, लशश्च | लहसुन, 
~-निखिलरसायनम हितो गन्धेनोग्रेण लशुन इव --रस० 
(=भामि० १८१), यशः - सौरभ्यलशुनः --भामि० 
१।९३ । 

लष्‌ (म्वा० दिवा० पर० लषति, लष्यति, रूषित) चाहना, 
इच्छा करना, लालायित होना, उत्सुक होना (प्रायः 
अभि' उत्सर्गं के साथ), अभि--, चाहना, इच्छा 
करना, लालायित होना--मानुषानभिलष्यन्ति - -भट्टि० 
४1२२, तेन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः --रघु० १९।१२ । 

षित (भू क० कृ०) [ लष्‌-क्त | चाहा हुआ, 
वाञ्छित । 

खव: [ लषू--वन्‌ | नाटक का पात्र, अभिनेता, नट, 
नतक ! 

छस्‌ (स्वा० पर० लसति, लसित) 1. चमकना, दमकना, 


अगमगाना,-- मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ 
~काव्य० १०, करवाणि चरणद्टयं सरसछसदलक्तकरागं 
--गीत० १०, अमरु १६, ने० २२।५३ 2. प्रकट 
होता, उगना, प्रकाश में आना 3. आलिंगन करना 
4. खेलना, किलोल करना, उछल-कूद करना, नाचना 
प्रेर० (लासयति --ते) 1. चमकना, शोभा बढ़ाना, 
अलंकृत करना 2. नचाना 3. कला का अभ्यास करना, 
उद्‌ - , 1. क्रीडा करना, खेलना, लहराणा, फड्फड़ाना 
शि० ५।४७ 2. चमकना, जगमगाना, देदीप्यमान 
होदा--उल्लसतकाञ्चनकुण्डलाग्रम्‌--शि० ३।५, ३३, 
५।१५, २०।५६ 3. उदित होना, उगना शि० ४५८, 
६1११, मा० ९।३८ 4. फूंक मारना, खुलना, विस्तीणे 
होना, (प्रेर०) रोशनी करना, उज्ज्वल करना, परि, 
चमकना, सुन्दर लगना, वि~, 1. चमकना, जगमगाना, 
देदीप्यमान होना,-वियति च विललास तद्वदिन्दुविलसति 
चन्द्रमसो न यद्ददन्‍्य:--भट्टि० १०।६८, मेघ० ४७, 
रघु० १३।७६ 2. दिखाई देना, उदय होना, प्रकट 
होना प्रेम विलसति महत्तदहो -- शि० १५१४, ९। 
८७ 3. क्रीडा करना, मनोविनोद करना, खेलना, 
किलोल करना,-- कापि चपला मधुरिषुणा विलसति 
युवतिरधिकगुणा --गीत० ७, हरिरिह मुग्धवधूनिकरे 
विलासिनि विलसति केलिपरे - गीत० १, 4. ध्वनि 
करना, गूँजना, प्रतिध्वनि करना । 

लसा [लसति-लस्‌+-अच्‌+-टाप्‌] 1. जाफरान, केसर 
2. हल्दी । 

लसिका [लस्‌ +-अच्‌+-कन्‌+-टाप्‌ इत्वम्‌] थूक लार । 

लसित (भू० क० कृ०) [लस्‌+-क्त] खेला, कीडा की, 
दिखाई दिया, प्रकट हुआ, इधर उघर उछल कूद 
करने वाला, दे० 'लस्‌'। 

खुसीका [लस--डीष्‌+-कन्‌+-टाप्‌] 1. थूक 2. पीप, 
मवाद 3. ईख का रस 4. टीके का रस । 

रूस्म्‌ (म्वा० आ० लज्जते, लज्जित) 1. शमिन्दा होना, 
लज्जा अनुभव करना (बहुधा करण० या तुमुन्नंत के 
साथ) -स्त्रीजनं प्रहरन्कथं न लज्जसे--रत्न० २, 
भट्टिः १५।३३ 2. शर्माना, लजाना प्रेर० (लज्जयति 
ते) लज्जित करना--रघु० १९।१४, वि-,शर्मीला, 
या बिनीत होना, संकोच करना यत्रांशुकाक्षेप- 
विलज्जितानां--कु० १११४, बिज १४।२७। 

रस्त (बि० [लस्‌ +क्त] 1. त, भुजपाशबद्ध 
2. दक्ष, कुशल । 

लस्तकः [रुस्त--कन्‌] धनुष का मध्यभाग, वह भाग जहाँ 
हाथ से पकड़ा जाता हं । 

लस्तकिन्‌ (पुं०) [लस्तक+-इनि] घनुष । 

लहरिः,--री (स्त्रीश) [लेन इन्द्रेण इव हियते ऊ््वं- 
गमनाय रू+-हू+-इन्‌, पक्षे डीष्‌] लहर, तरंग, बड़ी 


( ८७५ ) 


लहर, झाल--करेणोरिक्षप्तास्ते जननि विजयन्तां 
लहरय: -गंगा० ४०, इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन 
नि्मिताम्‌-५३, इसी प्रकार आनन्द”, तरुणा”, सुधा? 
आदि । 

ला (अदा० पर० लाति) लेना, प्राप्त करना, ग्रहण करना 
संभालना-ललु: खड़ानू--भट्टि० १४९२, १५५३ । 

लाकुटिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [लकुटः प्रहरणमस्य ठक्‌] 
लाठी या सोटे से सुसज्जित, - कः सन्तरी, पहरेदार 
पंच० ४। 

लाक्षकी (स्त्री०) सीता का नाम । 

लाक्षणिक (वि०) (स्त्री०-की) [लक्षणया बोधयति 
ठक्‌] 1. वह जो चिह्न या निशानों से परिचित हो 
2. विशिष्ट, संकेतक 3. गौण अर्थ रखने वाला, गौण 
अर्थ में प्रयुक्त (शब्द आदि-- लक्षक जो वाच्य और 
व्यंजक से भिन्न हो) स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो- 


ऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा-काव्य० २ 4. गौण, निकृष्ट | 


5. पारिभाषिक, कः पारिभाषिक शब्द । 

लाक्षण्य (वि०) [लक्षणं वेत्ति -ञ्य] 1. चिह्न संबंधी, 
संकेतद्योतक 2. लक्षणों का ज्ञात, लक्षण या संकेतों 
की व्याख्या करने के योग्य । 


| 
लाक्षा [लक्ष्यतेऽनया - लक्ष्‌ ‡-अच्‌, पृषो० वृद्धिः] एक | 


प्रकार का लाल रंग, महावर, लाख (प्राचीनकाल में 
यह स्त्रियों की एक प्रसांधन सामग्री थी, वे इससे 
अपने पैर के तलवे तथा ओष्ठ रंगती थी, तु० 'अल 
क्तक' ! कहते हैं कि वीरबहूटी नामक कीड़े से अथवा 
किसी विशेष वृक्ष की राल से यह रंग तैयार किया 
जाता था)--निष्ठ्यूतशचरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः 
केनचित्‌ (तरुणा) ---श० ४।५, ऋतु० ६१३, कि० 
५।२३ 2. 'वीरबहुटी' जिससे यह रंग बनता हैँ । 
सम० ` तरुः ` वक्षः एक वृक्ष का नाम, पलास, ढाक 
प्रसादः,-ग्रसाधनः लाल लोघ्रवृक्ष, --रक्त (वि०) 

लाख से रंगा हुआ । 

लाक्षिक (वि०) (स्त्री०-की) [लाक्षा+-ठक्‌] 1. लाख 
से संबंध रखने वाला, लाख से बना हुआ या रंगा 
हुआ 2. एक लाख (संख्या) से संबद्ध । 

लाख्‌ (भ्वा० पर० लाखति) 1. सूख जाना, नीरस होना 
2. अलंकृत करना 3. पर्याप्त होना, सक्षम होना 
4. प्रदान करना 5. रोकना । 

लागुडिक (वि०) [लगुड +-ठक्‌] दे० 'लाकुटिक' । 

लाघ्‌ (भ्वा० आ० लाघते) बराबर होना, पर्याप्त होना, 
सक्षम होना । 

लाघवम्‌ [लघोर्भावः अण्‌] 1. अल्पता, क्षुद्रता 2. लघुता, 
हलकापन 3. अविचार, निष्फलता 4. नगण्यता 
5. अनादर, घृणा, अपमान, अप्रतिष्ठा-सेवां लाघव- 
कारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः-मुद्रा० ३।१४, 


भग० २।३५ 6. फुर्ती, शुस्ती, वेग 7. क्रियाशीलता, 
दक्षता, तत्परता--हस्तलाघवम्‌ 8. स्ंतोमुखी प्रतिभा 
बुद्धिलाघवम्‌ 9. संक्षेप, (अव्यवित की संक्षिप्ता) 
10. (कविता में) मात्रा की कमी । 

राङगलम्‌ [लङ्ग्‌ +-कलच्‌, पृषो० वृद्धिः] 1. हूल 2. हल की 
शकल का शहतीर 3. ताइ का वृक्ष 4. शिश्न, लिग, 
5. एक प्रकार का फूल । सम०-प्रहः हाली, किसान, 
--दण्डः हल का लटूठा, हुलस, ध्वजः बलराम का 
नामान्तर,--पद्धतिः (स्त्री०) खूड, हल से बनी रेखा, 
सीता,--फालः हलकी फाली । 

लाइयलिन्‌ (पुं ) [लाङ्गल+-इनि] 1. बलराम का नाम 
-वन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे--मेघ० 
४९ 2. नारियल का पेड़ 3. साँप । 

लाङ्गली [लाड्गल--अच्‌ --डीष्‌] नारियल का पेड़ । 

लाङ्गलीषा [लाज़ूल--ईषा] हुलस, हल का लटूठा । 

लाङ्गुलम्‌ [लङ्ग्‌ +- उलच्‌; बा० वृद्धिः] 1. पूँछ 2. शिश्न, 
लिंग । 

लाङ्मूलम्‌ [लडग्‌--ऊलच्‌ पृषो०] 1. पूंछ--लाडगूरूचाल- 
नमघश्चरणावपातम्‌'"""'"इबा पिंडदस्य कुरुते--भर्तृ ० 
२।३१, कुत्ता पूंछ हिलाता है! 2. शिश्न, लिंग । 

लाङ्गूलिन्‌ (पुं) [लाइगूल--इनि] बन्दर, लंगूर । 

लाज्‌, लाञ्ज्‌ (म्वा० पर० लाजति, लाञ्जति) 1. कलंक 
लगाना, निन्दा करना 2. भूनना, तलना । 

लाजः [लाज-{-अच्‌] गीला घान,--जाः (ब० ब०) भुना 
हुआ, या तला हुआ घान (स्त्री० भी)-- (तं) 
अवाकिरन्बाललताः प्रसुनैराबारलाजैरिव पौरकन्याः 
17रघु० २१०, ४२७, ७२५, कु० ७६९, ८० । 

लाङ्छ्‌ (म्वा० पर० लांछति) 1. भेद करना, चिह्नित 
करना, विशिष्ट बनना 2. सजाना, अलंकृत करना । 


लाञ्छनम्‌ [लाञ्छ्‌ कर्मणि ल्युट्‌] 1. चिह्न, निशान, निशानी, 
विशिष्टताद्योतक (क तँलाञ्छने 
(धनुषि)--रघु० ३।५३, प्रायः समास के अन्त में 
'चिह्नित' 'विशिष्टीकृत' अर्थ बतलाने के लिए--जातेऽ 
थ देवस्य तया विवाहमहोत्सवे साहसलाञ्छनस्य 
विक्रमांक० १०२, रघु० ६1१८, १६।८४, इसी 
प्रकार 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनः' मा० १, 'श्रीकण्ठ' विशेषण 
को धारण करते हुए 2. नाम, अभिघान 3. दाग, 
घब्बा, अपकीति का चिल्ल 4. चन्द्रमा का कलंक 
(काला धब्बा) कु० ७।३५ 5. सीमान्त । 

लाऊछित (वि०) [लाञ्छ्‌+-क्त] 1. चिह्नित, अन्तरयूक्त, 
विशिष्ट 2. नामी, नामक 3. विभूषित 4. सुसज्जित । 

लाट (पुं०, ब० व०) एक देश और उसके अधिवासियों 
का नाम--एष च (खाटानुप्रास): प्रायेण लाटजन- 
प्रियत्वाल्लाटानुप्रासः- सा० द० १०,--ढ: 1. छाट 
देश का राजा 2. पुराने जीणंशीणे वस्त्र 3. कपड़े 


( ८७६ ) 


4. बच्चों जेसी भाषा । सम०--अनुप्रासः अनुप्रास 
अलंकार के पाँच भेदों में से एक, शब्द या शब्दों की 
पुनरावृत्ति उसी अर्थ में परन्तु भिन्न प्रयोग के साथ, 
मम्मट ने उसका सोदाहरण निरूपण किया हैं: 
शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः --उदा० 
वदनं वरवणिन्यास्तस्या:, सत्यं सुघाकरः सुधाकरः कव 
नु पुनः कलडकविकलो भवेत्‌-या--यस्य न सविधे 
दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य, यस्य च सविधे 
दयिता दवदहनस्तुहिनदीवितिस्तस्य -- काव्य० ९ । 

लाडक (वि०) (स्त्री०--टिका) [लाट्‌--वुन्‌] लाट देश 
से संबद्ध । 

लाटिका) लाटी [ लट्‌ +-ण्बुल्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌, लाटू--अच्‌ 
ज-ङ़ीष्‌ ] रचना, की एक विश्येषश ली--दे० सा० द० 
६२९ 2. एक प्राकृतिक बोली का नाम - दे० 
काब्या० १1३५ । 

लाडू (चुरा० उभ० लाडयति ते) 1. लाडप्यार करना, 
पुचकारना, दुलारना 2. कर्लाङ्कुत करना, निन्दा करना 
3. फेंकना, उछालना-- तु० “लड । 

लाण्ठनी (स्त्री०) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी । 

लात (भू० क० कु०) [ ला+-क्त | लिया, ग्रहण किया । 

लापः [ लप्‌--घञ््‌ | 1. बोलना, बातें करना 2. किल- 
किलाना, तुतला कर बोलना । 

लाबः, लाबकः | लू+-घञ्ग्‌, पृषो० | एक प्रकार का 
ऊवा पक्षी, बटेर । 

लाबुः (बूः) (पृ०) एक प्रकार की लौकी, तूमड़ी । 

लाबुकी (स्त्री०) एक प्रकार की सारंगी । 

लाभः | लभ्‌+घज्म | 1. उपलब्धि, प्राप्ति, अवाप्ति, 
अधिग्रहण-शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत-रघु ० 
१२।१०, स्त्रीरत्नलाभम्‌ --७।३४, ११।९२, क्षणमप्य- 
वतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुर्नेनु लाभवानसौ--रधघु० 
८1८७ 2. नफा, मुनाफा फायदा-- सुखदुःखे समे कृत्वा 
लाभालाभौ जयाजयौ -- भग० २।३८, याज्ञ० २२५९ 
3. सुखोपभोग 4. लूट का माल, विजित प्रदेश 
5. प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी, संबोध । सम० - कर, - कृत्‌ 
(वि०) लाभकारी, फायदेमंद,--लिप्सा लाभ की 
इच्छा, लोलूपता, लालच । 

लाभकः [ लाभ+-कन्‌ | फायदा, मुनाफा । 

लामज्जकम्‌ [ ला-क्विप्‌, ला आदीयमाना मज्जा सारो 
यस्य ब० स०, कपू ] एक सुगंघयुक्त घास विशेष की 
जड़, खस, वीरणमूल । 

लांम्पट्चम्‌ [ लम्पटन-ष्यञा ] लम्पटता, कामुकता, 
भोगासक्ति । 

लालनम्‌ [ लल्‌ +ल्युट्‌ ] 1. दुलारना, लाड प्यार करना, 
पुचकारना -- सुतलाळनम्‌- आदि 2. तुष्ट करना, 
आवश्यकता से अधिक स्नेह करना, आत्मरंजन, 


अत्यधिक लाडप्यार-लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो 
गुणाः दे० लल । 

लालस (वि०) [ लसू+-यड्‌, लुक द्वित्वम्‌, अच्‌] 
1. अत्यंत लालायित, बहुत इच्छुक, आतुर-- प्रणाम- 
लालसाः का० १४, ईशानसंदर्शनलालसानां -कु० 
७५६, शि० ४।६ 2. आनन्द लेने वाळा, भक्त, अनु- 
रागी, लीन-_विलासलालसम्‌--गीत० १, शोक,” 
मृगया” आदि । 

लालसा | लस्‌ संपृहायां यङ्‌ झूक्‌ भावे अ ] 1. प्रबळ इच्छा 
उत्कण्ठा, बड़ी अभिलाषा, उत्सुकता 2. याचना, 
निवेदन, अभ्यर्थना 3. खेद, शोक 4. दोहद, गभिणी 
स्त्री की इच्छा । 

लालसीकम्‌ (नपुं०) चटनी । 

लाखा [ ललू--णिच्‌-+अच्‌+-टाप्‌ | लार, थूक भतुँ० 
२।९। सम०--स्रवः मक्कड,--स्रावः 1. लार बहाना 
2. मक्कड़ । 

लालाटिक (वि०) (स्त्री०-की) [ललाटं प्रभोर्भालं 
पश्यति ठञ्म्‌ | 1. मस्तक पर स्थित या मस्तकसंबंधी 
2. भाग्य से मिळना या भाग्य पर निर्भर रहने वाला 

प्राप्तिस्तु लालाटिकी ` उद्भट 3. निकम्मा, नीच, 

कमीना, कः 1. सावधान सेवक (शा० जो अपने 
स्वामी की मुखमुद्रा से समझ लेता हे कि अब क्या 
क्या करना आवश्यक है) 2. निठल्ला, लापरवाह, 
निरर्थक व्यक्ति 3. एक प्रकार का आलिंगन । 

लालाटी | ललाट --अण्‌+-डीप्‌ ] मस्तक, माथा । 

लालिकः [ लाला+-ठञा ] भैँसा । 

लालित (भू० क० कृ०) [ लल्‌ +-णिच्‌-क्त ] 1. दुलार 
किया गया, लाडप्यार किया गया, लालन किया गया, 
अत्यंत स्नेह किया गया 2. सत्यपथ से डिगाया गया 
3. प्रेम किया गया, अभिलषित,-तम्‌ आनन्द, प्रेम, हषं । 


लालितकः [ लालितञ-कन्‌ ] लाडला, दुलारा, प्रिय, स्नेह- 
भाजन । 

लालित्यम्‌ [ललित +-ष्यञ्ञ्‌] 1. प्रिता, लावण्य, सौन्दर्य, 
आकर्षण, माधुर्य, दण्डिनः पदलालित्यम्‌-- उद्भट 
2. प्रीति विषयक हाव भाव । 

लालिन्‌ (पुं) [लल्‌+-णिच्‌+-णिनि] बहकानेवाला, 
फुसलान वाला । 

लालिनो [लालिन्‌ +-डीप्‌] स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

लालुका (स्त्री) एक प्रकार की माला, हार । 

लाव (वि०) (स्त्री०-वी) [लू कर्तरि घडा] 1. काटने 
वाला, लुनाई करने वाला, उखाड़नेवाला-कुशसूचिला- 
वम्‌--रघु० १३।४३ 2. उत्पाटन करने वाला, एकत्र 
करने वाला 3. काट कर गिराने वाला, मारने वाला, 
नष्ट करने वाला--भट्टि> ६।८७,--बः 1. काटना 
2. लवा नामक पक्षी । 


( ८७७ ) 


लावकः [ल--ण्वुल| 1. काटने वाला, खंड-खंड करने 
वाला 2. लावनी करने वाला, एकत्र करने वाला 
3. लवा, बटेर । 

लावण (वि०) (स्त्री०-णी) [लवणं संस्कृतम्‌ अण्‌] 
1. नमकोन 2. लवण से युक्‍त, लवण द्वारा संस्कृत । 

लावणिक (वि०) (स्त्री०-को) [लवणे संस्कृतं ठण्‌] 
1. नमकीन, नमक से प्रसाधित 2. नमक का व्यापारी 
3. प्रिय, सुन्दर, लावण्यमय--शि० १०1३८, (यहाँ 
इसका अर्थ 'नमक का व्यापारी' भी हु), कः नमक 
का व्यापारी, . कम्‌ लवण-पात्र, नमक का वर्तन । 

लावण्यम्‌ [लवण -|-प्यव्यू] 1. नमकीर्नपना 2. सौन्दर्य 
सलोनापन मनोहरता - तथापि तस्या लावण्यं रेखया 
किचिदन्वितम्‌ - श० ६।१३, कु० ७।१८, शब्द" में 
'लावण्य' की परिभाषा-- मुबताफलेषु छायायास्तरल- 
त्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदङ्गेषु तर्लावण्यमिहो- 
च्यते । सम० अजितम्‌ विवाहिता स्त्री की निजी 
सम्पति जो विवाह के अवसर पर उसे अपने पिता 
या सास से प्राप्त हुई हो । 

लावण्यमय, लांबण्यवत्‌ (वि०) |लावण्य‡-मयट्‌, मतुप्‌ 
वा] प्रिय, मनोहर । 

लाबाणकः [लू-{- आनकः) 
नाम । 

लाविकः [लाव-{-ठक्‌] भैसा । 

लाषुक (वि) (स्त्री०-का,-की) [लष्‌ :- उकडा ] लोलूप, 
लोभी लालची । 

लासः [लस्‌--घज्म_] 1. कूदना, खेलना, उछलना, नाचना 
2. प्रेमालिगन, केलि क्रीडा 3. स्त्रियों का नाच, रास- 
लीला 4. रसा, झोल । 

लासक (वि०) (स्त्री०-सिका) [लस्‌+-प्वूल] 1. खेलने 
वाला, किलोल करने वाला, विहार करने वाला 
2. इधर उधर घूमने वाला, . कः 1. नतक 2. मोर 
3. आलिंगन 4. शिव का नामान्तर, कम्‌ चौवारा, 
बुर्ज । 

लासकौ [लासक+-डीप्‌] नर्तकी । 

लासिका [लस्‌ +-ण्बुल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. नर्तकी 2. वेश्या 

च्छाचारिणी या व्यभिचारिणी स्त्री । 


लास्यम्‌ [लस्‌ +-प्यत्‌] 1. नाचना, नृत्य, आस्ये धास्यति 
कस्य छास्यमघुना...वाचां विपाको मम-भामि० ४।४२, 
रघु० १६।१४ 2. गाने बजाने के साथ नाच 3. वह 
नृत्य जिसमें प्रेम की भावनाएँ विभिन्न हाव भाव तथा 
अंगविन्यासों द्वारा प्रकट की जाती हैं स्यः नट 
नतँक, अभिनेता, स्या नर्तकी । 

लिकुचः [लक्‌ --उच, पृषो० इत्वम्‌| दे० 'लकुच' । 

लिक्षा [रिषेः स कित्‌] 1. ल्हीक, जूओं के अंडे 2. अत्यन्त 
सूक्ष्म माप (जो चार या आठ त्रसरेणु के बराबर 


मगध के निकट एक जिले का 


मानी जाती हे) --जालान्तरगते भानौ यच्चाणु दुझ्यते 
रजः, तेश्‍चतुभिभंवेल्लिक्षा, या, त्रसरेणवोष्टौ विज्ञेया 
लिक्षैका परिमाणतः मनु० ८1१३३, दे० याज्ञ० 
१३६२ भी। 
लिक्षिका [ लिक्षा+-कन्‌ +-टाप, इत्वम्‌ ] ल्हीक । 
लिख (तुदा० पर० लिखति, लिखित) 1. लिखना, लिख 
रखना, अंतरंकण करना, रेखांकन करना, उत्कीर्ण 
करना,-अरसिकेषु कथित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा 
लिख मा लिख उद्भट, ताराक्षररयामसिते कठिन्या 
निशाऽलिखद्‌ व्योम्नि तमः प्रशस्तिम्‌-ने० २२।५४, 
याज्ञ० २।८७, श० ७।५ 2. रेखाचित्र बनाना, रेखा 
खींचना, आलेखन, चित्रित करना, रङ्ग भरना-मृग- 
मदतिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनिकरे गीत० 
७, मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती मेघ० 
८५, ८०, कु० ६।४८, स्मित्वा पाणौ खङ्गलेखां लिलेख 
--काव्य० १० 3. खुरचना, रगड़ना, घिसना, फाड़ 
देना. न किंचिदूचे चरणेन केवलं लिलेख बाष्पाकुल- 
लोचना भुवम्‌ कि० ८1१४, मूर्ध्ना दिवमिवालेखीत्‌ 
-भेट्टि० १५२२ 4. (शल्यक्रिया) करता, खाल काटना 
स्पर्श करना, खरोंच पेदा करना 6. (पक्षी की 
भांति) चोचे मारना 7. चिकना करना 8. स्त्री. के 
साथ सहवास करना, आ-, 1. लिखना, चित्रित करना, 
रेखाएं खींचना मा० १।३१ 2. रङ्ग भरना, चित्र 
बनाना- आलिखित इव सर्वतो रङ्गः-- श० १, त्वामा- 
लिख्य प्रणयकुपिताम्‌ - मेघ० १०५, रघु० १९।१९ 
3. खुरचना, छीलना, उद्‌ , 1. खुरचना, छीलना, 
फाड़ना, खोंचा लगाना शि० ५।२०, मनु० १1२३ 
2. पीस डालना, रोगन करना--त्वष्टा विवस्वन्तमिवो- 
ल्लिलेख,-कि० १७।४८, रघु० ६१३२, श० ६।६३. रङ्ग 
भरना, लिखना, चित्रित करना-कु ० ५।५८ 4. खोदना, 
काटकर बनाना, प्रति ,उत्तर देना, जवाब देना, बदले 
में लिखना, वि-,लिखना, अन्तरंकण करना 2. रेखांकन 
करना, रङ्ग भरना, चित्रित करना, चित्र बनाना 
लिलिखति रहसि कुरङ्गमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ 
गीत० ४3. खुरचना, छीलना, फाड़ना--मन्दं शब्दा- 
यमानो विलिखति शयनादुत्थितःक्ष्मां खुरेण-_ काव्य ० 
१०, व्यलिखच्चञ्चुपुटेन पक्षती--न० २।२, पादेन हमं 
विलिलेख पीठम्‌--रघु० ६1१५, कु० २।२३ 4. रोपना, 
जमाना-हि० ४।७२ पाठान्तर, सम्‌-,खुरचना, छीलना । 
लिखनम्‌ [लिख्‌ +-ल्युट्‌] 1. लिखना, अन्तरंकण 2. रेखांकन 
रङ्ग भरना 3. खुरचना 4. लिखित दस्तावेज, लेख 
या हस्तलेख । 
लिखित (भू० क० कु०) | लिख्‌)- क्त | लिखा हुआ, रङ्ग 
भरा हुआ, खुरचा हुआ आदि दे० लिख्‌, --तः विधि 
या धमशास्त्र के एक प्रणेता का नाम (शंख के साथ 


( ८७८ ) 


इस नाम का उल्लेख मिलता हे),--तम्‌ 1. लेख, 
दस्तावेज 2. कोई पुस्तक या रचना । 

लिगुः [लिंगू--कु ] 1. हरिण 2. मूं, बुद्धू,-- नपुं० हृदय । 

लिहल (म्वा० पर० लिखति) जाना, हिलना-जुलना । 

लिङ्ग । (स्वा० पर० लिङ्गति, लिङ्गित) जाना, हिलना- 
जुलना, आ. ,आलिङ्गन करना, परिरंभण करना । 
म (चुरा० उभ० लिङ्गयति-्ते) रङ्ग भरना, चित्रित | 
करना 2. किसी संजाशन्द की उसके लिङ्ग के अनुसार | 
रूपरखना करना । | 

लिक्कम्‌ [ लिङ्ग्‌ ।-अच्‌ ]1.निशान, चिह्न, निशानी, प्ररूप, | 
बिल्ला, प्रतीक, विभेदक चिह्ने, लक्षण--यतिपाथिब- | 
लिङ्गघारिणौ - रघु» ८1१६ मुनिर्दोहृदलिङ्गदर्शी | 
१४।७१, मनु० ११३०, ८२५, २५२ 2. अवास्तबिक | 
या मिथ्या चिह्न, वेश, छद्यवेश, घोखे में डालने वाला 
बिल्ला--लिङ्गेर्मुद: संवृतविक्रियास्ते - रघु० ७३०, 
क्षपणकलिड्गधारी मुद्रा १, न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ 
-हि० ४८५, देऽ नी० लिङ्गिन्‌ 3. लक्षण, रोग के चिह्न 
4. प्रमाण के साधन, प्रमाण, सबूत साक्ष्य 5. (तर्क० 
में) किसी प्रतिज्ञा का विधेय 6. लिङ्कचिह्णं 7. योनि 

गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गम्‌ न च वयः 

-उत्तर० ४।११ 8. पुरुष की जननेन्द्रिय, शिश्न 
9. (व्या में) स्त्री या पुरुषवाची शब्द पहचानने का 
चिह्न, लिङ्ग 10. शिवलिङ्ग 11. देवमूति, प्रतिमा 
12. एक प्रकार का संबंध या अभिसूचक (जैसे कि 
संयोग, वियोग और साहचर्यं आदि) जो किसी शब्द 
के किसी विशेष संदर्भ में अर्थ निश्चित करने का काम 
देता है उदा० कुपितो मकरध्वजः में कुपित शब्द 
मकरध्वज शब्द के अर्थं का 'काम' के अर्थ में बंधेज 
कर देता है काव्य» २, तथा तत्स्थानीय भाष्य 
13. (वेदांत० में) सूक्ष्म शरीर, दृश्यमान स्थूल शरीर 
का अजिनशवर मूल शरीर, तु० पंचकोष । सम० 
>अग्रम्‌ लिङ्ग की मणि, सुपारी,-अनुश्षासनम्‌ व्याकरण 
विषयक लिङ्ग ज्ञान, वे नियम जिनसे शब्द के लिङ्गो 
का ज्ञान मिलता हैं, - अर्चम्‌ शिव की लिङ्ग के 
रूप में पूजा,--देहः-शरीरम्‌ सूक्ष्म शरीर दे० लिङ्ग 
(१३) ऊपर, धारिन्‌ (वि०) बिल्लाघारी,-- नाज्ञः 
1. विशिष्ट चिल्लों का लोप 2. शिशन का न रहना 
3. दृष्टिशक्ति का अभाव, एक प्रकार का आँखों का 
रोग, परामर्शः (तर्क० में) विचिह्व को ढूंढना या 
विचारना (उदा० 'अग्नि' का सूचक चिह्न 'धूआं है), 
--षुराणध्‌ अठारह पुराणों में से एक पुराण, प्रतिष्ठा 
“लिङ्ग अर्थात्‌ शिवजी की पिण्डी की स्थापना, . बर्धन 
(बि०) पुरुष की जननेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा करने 
वाला,-बियर्ययः लिङ्गषरिवर्तन,-बस्लिः (वि०) पाखंड 
से भरा हुआ, - बृत्ति: घर्म के कार्यों में पाखण्ड करने 


वाळा, बेदी वह आघार जिस पर शिवलिङ्ग स्थापित 
किया जाता है । 

लिङ्गकः [ लिङ्ग-केञ-क ] कपित्थ वृक्ष, केथ का पेड़ । 

लिद्धनम्‌ [लिङ्गू--ल्युट्‌ ] आलिङ्गन करना । 

लिङ्गिन्‌ (वि०) [ लिङ्गमस्त्यस्य इति] 1. चिह्न या निशान 
रखने वाला 2. विशेषतायुक्त 3. बिल्ला या निशान 
रखने वाला, दिखाई देने वाला, छदावेशी, पाखंडी, 
झूठे बिल्ले लगाने वाला (समास के अन्त में) स 
वर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युछ्तिष्रं द्वैतवने बनेचरः 
--कि० १।१, इसी प्रकार 'लिजिन्‌' 4. लिङ्ग से युक्त 
5. सुक्ष्म शरीरधारी 1. --पुं०, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण 
सन्यासी - पंच० ४।३९ 2. शिवलिङ्ग की पुजा करने 
वाला 3. पाखण्डी, बना हुआ भक्त, सन्यासी 4. हाथी 
5. (तर्क० में) प्रतिज्ञा का विषय । 

लिपिः, ~ पी [लिप्‌+-इक, डीप्‌ वा] 1. लीपना, पोलना 
2. लिखना, लिखावट 3. लिखित अक्षर, वर्ण, वर्ण- 
माला -यवनाल्लिष्याम्‌ --वा०, लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन 
वाङ्मयं नदीमुखेनैव समृद्रमाविशत्‌--रधु० ३।२८, 
४६ 4. लिखने की कला 5. (अक्षर, दस्तावेज़, या 
हस्तलेख आदि) लिखना-अयं दरिद्रो भवितेति 
वैधसीं लिपिं ललाटेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌- ने० १1१५, 
१३८ 6. चित्रकला, रेखांकण सम०--क्करः 1. पलस्तर 
करने वाला, सफेंदी करने बाला, राज 2. लेखक, 
लिपिक 3. उत्किरक (उभरा हुआ लिखने वाला, 
नक्काशी करने वाला) ('लिपिकर' भी) ,--कारः 
लेखक, लिपिक, - ज्ञ (नि०) जो लिख सकता हैं, 
--न्यासः लिखने या नक़ल करने की कला,-फलकम्‌ 
लिखने का पट्ट या तरुता, शाला वह स्कूल जहाँ 
लिखना सिखाया जाय,-- सज्जा लिखने का सामान या 
उपकरण । 

लिपिका [लिपि-]-कन्‌ ‡-टाप्‌] दे० 'लिपी' । 

लिप्त (भू० क० कृ०) [लिप्‌-क्त] 1. लीपा हुआ, पोता 
हुआ, साना हुआ, ढका हुआ 2. दाग लगा, बिगड़ा 
हुआ, दुषित, मलिन 3. विषयुक्त, (बाण आदि) जुहर 
मे बुझाया हुआ 4. खाया हुआ 5. जुड़ा हुआ, मिला 
हुआ । 

लिपक: [लिप्त] कन्‌] जहर में बुझा तीर। 

लिप्सा [लभ-]-सन्‌ भावे अ] 1. प्राप्त करने की इच्छा, 
भामि० १।१२५ 2. अभिलाषा । 

लिष्सु (वि०) [लभ्‌+-सन्‌+-उ] प्राप्त करने का इच्छूक । 

लिबिः-बी (स्त्री) [लिप+-इन्‌, ` बा० पस्य बः] दे० 
(लिपि! । 

लिबिङ्करः [लिबि करोति कृ--ट, पृषो ० द्वितीयाया अलुक्‌] 
लिपिक, लेखक, लिपिकार । 

लिम्प्‌ (तुदा० उभ० लिम्पति-ते, लिप्त) 1. लीपना, पोतना 


( ८७९ ) 


सानना -लिम्पतीव तमोऽङ्गानि-मृच्छ० १1०४ 2. ढक 
देना, बिछा देना--शि० ३१४८ 3. दाग लगाना, 
दूषित करना, मलिन करना, कलंकित करना, कलुषित 
करना--यः करोति स लिप्यते--पंच० ४६४, न मां 
कर्माणि लिम्पन्ति--भग० ४1१४, १८१७, मनु० 


१०।१०६ 4. प्रज्वलित करना, सुलगाना-तस्यालिपत | 


शोकाग्ति: स्वाच्पं काष्ठमिव ज्वलन्‌--भट्टि० ६२२, 
अनु-,लीपना, पोतना वपुरन्वलिप्त न बधू:-शि० ९1५ १ 
१५ 2. ढक देना, फैलाना, घेर लेना रघु० १०१०, 
श० ७।७, अब-,लीपना, पोतना (कमंवा०) फूल जाना 
घमंडी बनता, उन्नत होना, आ--, 1. लीपना पोतना 
--उत्तर० ३।३९, ऋतु० ६ १२ 2. दूषित करना, 
दाग लगाना, उप--,धब्बा लगाना, मलिन करना, 
भग०१३।३२, बि -,लीपना, पोतना, मरना, - कु० 

५।७९, भट्ठि ० ३२०, १५।६, शि० १६1६२ । 

लिम्पः [लिप्‌ +-श, मुम्‌] लेप, पोतना, मालिश । 

लिम्पट (वि०) [==लम्पट, पृषो०] कामासक्त, विषयी, 
“एट: व्यभिचारी, दुश्चरित्र । 

लिम्पाकः [लिप्‌ +- आकन्‌, पृषो ०] 1. नींबू या चकोतरे का 
वृक्ष 2. गधा, कम्‌ चकोतरा, नींबू । 

लिश । (तुदा० पर० लिशति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. चोट पहुँचाना : दें» रिश । 
1 (दिवा० उभ० लिश्यति -ते) छोटा होना, घटना । 

लिष्ट (भू? क० कृ०) [लिश्‌+-क्त] जो छोटा हो गया 
हो, घट गया हो या न्यून हो गया हो । 

लिष्बः [लिष्‌ +-वन्‌] अभिनेता, नतेक । 

लिहू. (अदा० उभ० लेढि, लीढे, लीढ, इच्छा० लिलिक्षति 
- -ते) 1. चाटना-_कपाले मार्जारः पय इति 
कराँस्लेढि शशिनः-काव्य० १९, भामि० १११९, कि० 
५३३८, शि० १।४० 2. चाट जाना, चखना, घूंट-धूंट 
से पीना, लप-लप करके पीना -नै० २।९९, १००, 
अव--, 1. चाटना, लपलप करके पीना, थोड़ा थोड़ा 
करके चखना--भवव्यालावलीढात्मनः - गंगा० ५०, 
वेणी० ३।५, भामि० १।१११ 2. चबाना, खाना 
दर्भैरर्धावलीढैः -श० १।७, मृच्छ० १।९, आ-., 
1. चाटना, लपलप करके पीना 2. घायल करना, 
आघात पहुँचाना-सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः--रघु० 
२।३७ 3. (आँखों से) ग्रहण करना, देखना,-न याम्या- 
मालीढा परमरमणीया तव तनुः - गंगा० ३२, उद्‌ ¬, 
चमकाना, घर्षण द्वारा चिकना बनाना, रगइना मणिः 
शाणोल्लीढः - -भर्तृं ° २।४४, परि ` „ सम्‌--, चाटना- 
भट्टि १३४२ । 

ली 1 (म्वा० पर० लयति) पिघलना, विघटित होना । 
उ (क्रघा० पर० लिनाति) 1. जुड़ जानां 2. पिघळना 
“प्रायः “वि” उपसग के साथ । 


एं! (दिवा० आ० लीयते, लीन) 1. चिपकना, दृढ़ता 
पूर्वक जमे रहना, जुड़ जाना - मालवि० ३।५ 
2. भुजपाञ्च में बांधना, आलिंगन करवा 3. लेटना, 
विश्राम करना, टेक लेना, ठहरमा, रहना, दुबकना, 
छिपना, छुकना - (मुङ्गाङ्गनाः) लीयन्ते मुकुलान्तरेषु 
शनकेः संजातलज्जा इव--रत्त० १।२६, रघु० ३।९, 
झ० ६।१६, कु० ११२, ७२१, भट्टिः १८।१३, 
कि० ५२६ 4. विघटित होना, पिघलना 5. चिप- 
चिपा, लसलसा 6. लीन हो जाना, भक्त 
या अनुरक्त होना, माधवमनसिजविशिखभयादिब 
भावनया त्वयि लीना गीत ४ 7. नष्ट 
होना लोप होना,--प्रेरश (लापयति - ते) 
लाययति-ते, लीनयति-ते लालयति-ते) पिघलाना, 


विघटित करना, तरल बनाना, गलाना (“लापयते' 
रूप सम्मान या सम्मानित करने के अर्थ में प्रयुक्त 
होता हुँ--जटाभिर्लापयते-पूजामधिगच्छति तु० 
पा० १।३।७०), अभि--, 1. जुड़ना, चिपकना--रघु० 
३।८ 2. ढक लेना, ऊपर फैला देना-पर्चादुच्चे र्भु- 
जतरुवनं मण्डलेनाभिलीवः - मेघ० ३८, आ - „1. बस 
जाना, छिपना, दुबकना, विक्रम० २।२३, 2. जुड़ना, 
चिपकना--रघु० ४।५१, नि ., 1. चिपकना, 
जमे रहना, लेट जाना, आराम करना, बस जाना, 
उतर पड़ना - निलिल्ये मूध्नि गृप्नोश्स्य - भट्वि० 
१४।७६, २।५ 2. दुबकना, छिपना, अपने आपको 
छिपा लेना गृहास्वन्ये न्यलेषत --भट्टि० १५३२ 
निशि रहसि निलीय--गीत० २ 3. अपने आपको 
छिपा लेना (अपा० के साथ)--मातुनिलीयतै कृष्णः 
-सिद्धा० 4. मरना, नष्ट होना, प्र--, 1. लीन होना, 
विघटित होना, गल जाना--आत्मना कृतिना च 
त्वमात्मन्येव अलीयसे-करु० २।१०, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ` भग० ८।१८, मनु० १।५४ 2. नष्ट 
होना, लोप होना 3. नाश को प्राप्त होना, नष्ट 
होना, बि--, 1. जुडना, चिपकना, जमे रहना 
2. विश्राम करना, बस जाना, उतर पड़ना--पुरोऽस्य 
यावन्न भुवि व्यलीयत --शि० १।१२ 3. विगलित 
होना, पिघल जाना, लीन होना महावीर० ६६०, 
७।१४ 4. लोप होना, ओझल होना 5. नष्ट होना, 
सम्‌ -, 1. चिपकना, जुड़ना 2. लेट जाना, बस 
जाना, उतरना 3. दुबकना, छिपना 4. पिधलना । 

लीक्का (स्त्री०) लीख, य॒कांड, दे० लिक्षा । 

लोढ (भू० क० कृ०) [लिह नक्त] चाटा गया, चुसकी 
ली गई, चखा गया, खाया गया आदि०, दे० 'लिहू' 

लौन (भू० क० कू०) [ली--क्त] 1. जुड़ा हुआ, चिपका 
हुआ, चूसा हुआ 2. दुबकाया हुआ, छिपाया हुआ, 
प्रच्छन्न 3. विश्राम करता हुआ, टेक लबाये हुए 


( ८८० ) 


4. पिघला हुआ, विगलित - मा० ५१० 5. | 
से विलीन, या निगलित, गहरा जुड़ा हुआ-- नद्यः 
सागरे लीना भवन्ति 6. भक्‍त, छोड़ा हुआ 7. ओझल 
लुप्त (दे० ली) । 
खीला [ ली--क्विप्‌ लियं लाति ला-क वा] 1. खेल, 
क्रीडा, विनोद, दिलबहलावा, आनन्द, मनोरंजन 
~ क्छमं ययौ कन्दुकलीलयापि या कु० ५1१९ 
(प्रायः समास के प्रथमखण्ड के रूप में प्रयूक्त) लीला 
कमलं, लीलाशुकः आदि 2. प्रीतिविषयक मनोविनोद, 
स्वेच्छाचारिता, रतिक्रीडा, केलिकीडा-उत्सृष्टलीला- 
गतिः रघु० ७७, ४२२, ५७०, क्षुभ्यन्ति प्रसभ- 
महो विनाऽपि हेतोर्लीलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः 
--शि० ८२४, मेघ० ३५, (उज्ञ्वलनीलमणि ने इस 
अर्थ में 'लीला' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है 
7 अप्राप्ततल्लभसमागमनायिकाया: सख्या: पुरोऽत्र 
निजचित्तविनोदबुद्ध्या । आलापवेशगतिहास्य 
विलोकनाये: प्राणेश्वरानुक्ृतिमाकलयन्ति लीलाम्‌ ॥) 
3. आसानी से, सुविधा, क्रीडामात्र, बच्चों का खेल 
ना लीलया जघान आसानी से मार डाला? 4. दर्शन, 
आभास, हावभाव, छवि--यः संगति प्राप्तपि- 
नाकिलील:--रघु० ६।७२, "पिनाकी की भांति 
दिखलाई देने वाला' 5. सौन्दर्य, लावण्य, लालित्य 
--मुहरवलोकित मण्डनलीला--गीत० ६, रघु० ६1१, 
१६।७१ 6. बहाना, छद्मवेश, ढोंग, बनावट यथा 
लीलामनुष्यः, लीरानटः । सम०--अ (आ) गारः, 
~ रम्‌, गृहम्‌, -गेहम्‌, - बेइमन्‌ (नपुं) आनन्द- 
भवन रधु० ८९५, - अङ्ग (वि०) ललित अंगों 
वाला,--अब्जम्‌ अम्बुजम्‌,--अरविन्दम्‌,--कमलम्‌, 
तामरसम्‌, -- पद्मम्‌ 'कमल-खिलोना’ कमल का 
फूल जो खिलौने की भांति हाथ में लिया हुआ हो 
रघु० ६।१३, मेघ० ७५, कु० ६।८४, अवतारः 
(विष्णु का) पृथ्वी पर मनोरंजन के लिए उतरना, 
उद्यानम्‌ 1. प्रमोदवन 2. देववन, इन्द्र का स्वर्ग, 
कलहः “क्रीडामय कलह' तु० प्रणय कलह,--चतुर 
(वि०) विशुद्ध मनोहर, मनुष्यः कपटी मनुष्य, छद्य- 
वेशी, मात्रम्‌ क्रीडामात्र, केवल खेल, बच्चों का 
खेल, अनायास, रतिः (स्त्री) मनोविनोद, क्रीडा, 
वापी आनन्दवावडी, -शुकः आनन्द के लिए पाला 
हुआ तोता । 
लीलायितम्‌ { लोला --वयच्‌ --क्त | खेल, क्रीडा, मनो- 
रंजन, आनन्द । 
लीलावत्‌ (वि०) [ लीला--मतुप्‌, मस्य वः ] क्रीडामय, 
खिलाड़ी, ती 1. मनोहर या लायण्यवती स्त्री 
2. शंगारप्रिय या स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. दुर्गा का 
नाम । 


कि 
लुक्‌ (अव्य०) पाणिनि द्वारा प्रयुवत पारिभाषिक शब्द 
जो प्रत्ययों का लोप करने के लिए काम में आता हूँ। 
लुञ्च्‌ (भ्वा० पर० लुञ्चति, लुञ्चित) 1. तोड़ना, खींचना, 
छीलना, काटना 2. फाड़ देना, उखाड़ देना, खींच 
डालना । 
लुञ्चः-चनम्‌ [ लुज्च्‌--घव्म, ल्युट्‌ वा] छीलना, 
उखाड़ना ! 
लुङ्चित (भू० क० कृ०) [ लुञ्च्‌ 4-क्त ] 1. छीला हुआ 
2. तोड़ा हुआ, उखाड़ा हुआ, फाड़ा हुआ । 
लुटू । (भ्वा० आ० लोटते). 1. मुकाबला करना, पीछे 
धकेलना, विरोध करना 2. चमकना 3: कष्ट उठाना, ! 
1 (चुरा० उभ० लोटयति-ते) 1. बोलना 2. चमकना 
पं! (स्वा० दिवा० पर० लोटति, लुट्यति) 1. लोटना, 
जमीन पर लूढ़कना तु० लूट 2. संबद्ध होना, 
3. अपहरण करना, लूटना, खसोटना (सभवतः लुण्ठ्‌' 
या 'लूण्टू') । 
लुठ्‌ | (भ्वा० पर० लोठति) प्रहार करना, पछाड़ देना । 
1 (स्वा० आ० लोठते) 1. भूमि पर लोटना, इधर 
उधर करवटें बदलना, गुड़मुड़ी खाना, लढ़कना, इधर 
उधर घूमना मणिर्लुठति पादेषु काचः शिरसि घार्यते 
~ हि० २।६८, लुठति न सा हिमकरकिरणेन --गीत० 
७, हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले -अमरु 
१००, भट्टि १४५४, भामि० २।१७६, प्र--, वि-, 
खोटना, लुढुकना, आदि, भट्टि० ५।१०८। 
लुठनम्‌ | लुठ--ल्यृट्‌ | लोटना, लुढ़कना, इधर उधर 
घूमना । 
लुढित (भ्‌ क० कृ०) [ लुठ्‌ +-क्त ] लोटा हुआ, लोटता 
हुआ या जमीन पर लुढ़कता हुआ । 
लुड्‌ । (म्वा० पर० लोडति) हरकत देना, क्षुब्ध करना, 
बिलोना, आलोडित करना--प्रेर० (लोडयति- ते) 
हरकत करना, विलोना, विलोडित करना (इसी अर्थ में 
'वि' उपसर्गे के साथ प्रयुक्त) -शि० ११।८, १९1६९ । 
गो (तुदा० पर० लुडति) 1. जुड़ना, चिपकना 2. ढकना | 
लुण्ट्‌ । (म्या० पर० लुंटति) 1. जाना 2. चु राना, छूटना, 
खसोटना 3. लँगडा या विकलांग होना 4. आलसी या 
सुस्त होना । 

1 (म्वा० पर०, चुरा० उभ० लुण्टयति-ते) 1. लूटना, 
खसोटना, चुराना 2. अवज्ञा करना, घृणा करना । 
लुण्टाक (वि०) (स्त्री०--की) [ छूण्द्‌ +-षाकन्‌ ] चोरी 

करने वाला (आलं० से भी) लुटेरा, डाक--तरुणानां 
हृदयछुण्टाकी परिष्वक्कमाणां निवारयति काव्य० 
१०, आः सितशकुनथः केयं छुण्टाकता --बालरा० ५। 
लुण्ट्‌ (म्वा० पर० लुण्ठित) 1. जाना 2. हरकत देना, 
क्षुब्ध करना, गति देना 3. सुस्त होना 4. लॅगडा 
होना 5. लूटना, खसोटना 6. मुकाबला करना । 


( ८८१ ) 


लुष्ठकः | लुण्ठ्‌ | प्वुल ] लुटेरा, डाकू, चोर । 

लुष्ठनम्‌ [लुष्ठ 1 ल्युट्‌ ] खसोटना, लूटना, चुराना,--यदस्य 
देत्या इव लुष्ठनाय काव्याथेचौराः प्रगुणीभवन्ति 
- विक्रमांक० १।११। 

लुष्ठा [लुण्ट्‌+-अ)-टाप्‌] 1. लूट, खसोट 2. लुढ़क-पुढ़क 

लुष्ठाकः [लण्ठ -पाकन्‌ | 1. लुटेरा 2. कौवा । 

लुष्ठि:,--ठी (स्त्री °) [लुण्ठ्‌+-इन्‌, लुण्ठि +-डीब्‌ | खसोटना, 
लूटना, डकैती डालना । 

लुष्ड्‌ (चुरा० उभ० लुण्डयति-ते) खसोटना, लूटना डकैती 
डालना । 

लुण्डिका [लण्ड +- इन्‌ +-कन्‌+-टाप्‌] 1. गोल पिंडी, गेंद 
2. उचित चाल चलन । 

लुष्डो [लूण्डि+-डीष्‌] उचित या शोभन चालचलन । 

छुन्थ्‌ (स्वा० पर० लुन्थति) 1. प्रहार करना, चोट 
पहुंचाना, मार डालना 2. भुगतना, पीडित होना, 
कष्ट उठाना । 


खुप! (दिवा० पर० लुप्यति) 1. घबडा देना, विस्मित 
करना 2. विस्मित हो जाना या घबड़ा जाना । 

1 (तुदा० उभ० लुम्पति-ते, लुप्त) 1. तोड़ना, भंग करना, 
काट देना, नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना --अनुभवं 
वचसा सखि लुम्पसि- नै० ४।१०५ 2. अपहरण 
करना, वञ्चित करना, ठगना, लूटना 3. छीन लेना, 
झपट्टा मार लेना 4. लोप करना, दबा देना, ओझल 
करना-कर्मवा० (लुप्यते) 1. भंग होना, टूट जाना 
2. लुप्त होना, नष्ट होना, ओझळ या लोप होना, 
(व्या० में) प्रे» (लोपयति-ते) 1. तोड़ना, भंग 
करना, उल्लंघन करना, अपकार करना 2. भूल 
जाना, उपेक्षा करना, वियुक्त करना - रबु० १२।९, 
इच्छा० (लुलुप्सति, लुलोपिषति) यङन्त लोलुप्यते 
या लोलोप्ति; अब-,प्र-, अपहरण करना, नष्ट 
करना वि --,1. तोड़ देना, खींच कर भग्न कर देना, 
काट देना 2. छीन लेना, खसोटना, छूट 
लेना, उठा कर भाग जाना 3. बिगाड़ना 4. नष्ट 
करना, बर्बाद करना, ओझल कंरना-प्रियमत्यन्तविलू- 
प्तदर्शनम्‌--कु० ४२, 'सदा के लिए ओझल हो गया' 
उत्तर० ३।२८ 5. पोंछ देना, मिटा देना । 

लुप्त (भू० क० कृ० ) [लुप्‌ +क्त] 1. टूटा हुआ, भग्न, 
क्षतिग्रस्त, नष्ट 2. खोया हुआ, वञ्चित --रघु० 
१४।५६ 3. लूटा गया, ठगा गया 4. हटाया गया, 
लोप किया गया, ओझल या लोप हुआ (व्य/० मे) 
5. भूल से रहा हुआ, उपेक्षित 5. व्यवहारातीत, 
अप्रयुक्त, अप्रचलित - उत्तर ३1३३, दे० लुप्‌ प्तम्‌ 
चुराई हुई संपत्ति, लूट का माल । सम०-- उपमा 
खंडित या न्यून पद उपमा अर्थात्‌ वह उपमा जिसमें 
उपमा के आवश्यक चारों अंगों में से एक, दो, अथवा 


१११ 


तीन पद लुप्त हो गये हों-दे० काव्य» १० उपमा के 
अन्तर्गेत,-- पव (वि) न्यून पदों से युक्त,-- पिडोदक- 
किया (वि०) श्राद्धकर्म से विरहित,--प्रतिश (वि० } 
जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, श्रद्धाहीन, विध्वास- 
घाती, प्रतिभ (वि०) तर्कनाशक्ति से हीन । 

लुब्ध (भू० क० कृ०) [लुभ्‌ --क्त] 1. लालची, लोभी, 
लोलुप 2. इच्छुक, लालायित, उत्सुक यथा घनलुब्ध, 
मांसलुब्ध और गुणलुब्ध आदि में, ब्धः 1. शिकारी 
2. स्वेच्छाचारी, लम्पट । 

लुब्धकः [लुब्ध +-कन्‌] 1. शिकारी, बहेलिया, - मृगमीनस- 


ज्जनानां middie तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌, लुब्धक धीवर- 
पिशुना निष्कारणवरिणो जगति--भर्ते २६१ 


2. लोभी या लालची पुरुष 3. स्वेच्छाचारी 4. उत्तरी 
गोलाद्ध का एक तेजस्वी तारा ! 


लुभ्‌ (दिवा० पर लुम्यति, लुब्घ) 1. लालच करना, 
लालायित होना, उत्सुक होना (सम्प्र० या अधि» के 
साथ) - तथापि रामो लुलभे मृगाय 2. रिझाना, फुस- 
लाना 3. घबरा जाना, विस्मित होना, भटकना-प्रेर० 
(लोभयति-ते) 1. लरूचाना, लालायित करना, 
उत्कंठित करना--पुप्छुवे बहु लोभयन्‌ भट्टिष५। 
४८ 2. वासना को उत्तेजित करना 3. फुसलाना, 
बहकाना, प्रलोभन देना, आकृष्ट करना--लोम्यमान- 
नयनः श्लयांशुकेमेखलागृणपर्देनितम्बिभिः -रघु० १९) 
२६ 4. अस्तव्यस्त करना, अव्यवस्थित करना, व्याकुल 
करना, प्र ललचना या इच्छुक होना (प्रेर०) 
रिझाना, आकृष्ट करना, फुसलाना, बि-, अव्यवस्थित 
या अस्तव्यस्त होना - भट्टि० ९।४०, (प्रेर०) रिझाना 
फुसलाना, आकृष्ट करना -स्मर यावन्न विलोम्मसे 
दिवि--कु० ४।२०, अङ्गनास्तमधिकं व्यलोभयन्‌ 
(मुखः) --रघु० १९।१० 2. बहलाना, मनोरंजन 
करना, रिझाना- -क्य दृष्टि विलोभयामि--श० ६ । 

लुम्बु (म्वा० पर०, चुरा० उभ० लुम्बति, लुम्बयति - ते) ` 
सताना, तंग करना । 

लुभ्बिका [ लुम्बु-+-प्वुल-+-टापू, इत्वम्‌ ] एक प्रकार का. 
वाद्ययंत्र । 

छुछू (म्वा० पर० लोलति लुलित) 1. लोटना, इधर-उधर 
लूढ़कना, इधर उघर घूमना, करवटें बदलना-लुलि- 
तदृष्टि मदादिव चस्खले--कि० १८।६, शि० ३७२, _ 
१०१३६ 2. हिलाना, हरकत देना, क्षुब्ध करना, कंपा- 
यमान करना, अव्यवस्थित करना 3. दबाना, ह 
1 दे० नी० 'लुलित, प्रेर० (लोलयति ते) 
चालित करना शि० ९।५, आ--, जरा छूना 
- मालवि० २७, वि--, 1. इघर उधर चक्कर काटना 
2. हिला देना, कम्पायमान करना 3. अव्यवस्थित 
करना, अस्तव्यस्त करना, (बालों को) छितराना । 


( <<२ ) 


लुलापः, लुलाय: [ लुल्‌ घडार्थे क, तमाप्नोति अण्‌ ] भेसा, 
--खुरविघुरधरित्री चित्रकायो लुलायः । 

लुलित (भू० क० कृ०) [ लुल--क्त ] 1. हिलाया हुआ 
करवट बदला हुआ, इधर उघर लुढका हुआ, कम्पाय- 
मान, लहराता हुआ-सुराल्यप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रे- 
स्रोतसं नौलुलितं ववन्दे. रघु० १६1३४, ५९ 2. अशान्त 
किया हुआ, दुःखित-लुलितमकरन्दो मधुकरै:-वेणी» 
१1१ 3. अव्यवस्थित, (बाल) छितराय हुए--ऋतु० 

४1१४ 4. दबाया हुआ, कुचला हुआ, क्षत्रिग्रस्त श० 
३1२७ 5. दबाने वाला, मर्मस्पर्शी,-- अनतिलुलितज्या- 
घातांकं (कनकवलयम्‌) --श० ३११४ 6. थका हुआ 
झुका हुआ-अलसलुलितमुग्धान्यध्वसंजातखे दात्‌ 
(अंगकानि) - उत्तर० १। २४, मा० १।१५ ३।६ 
7. प्रांजल, सुन्दर -वनं लुलितपल्लवम्‌ भट्टि 
९।५६ । 

छूष्‌ (म्वा० पर० लोषति) दे० 'लूष्‌' । 

छुषभः [ रुषः अभच्‌ नित्‌ लश च | मदोन्मत्त हाथी । 

हह. (म्वा० पर० लोहति) लालच करना, उत्सुक होना, 
लालायित होना । तु० 'लुभ' । 

(क्रया० उभ० लुनाति लुनीते, लून-- प्रेर० लवयति 
--ते, इच्छा» लुलूषति-ते) 1. काटना, कतरना 
चुटकी से पकड़ना, वियुक्त करना? विभक्त करना, 
तोड़ना, ल नाई करना, (फूल) चुनना--शरासनज्या- 
मलुनाद्‌ बिडौजसः--रघु० ३1५९, ७४५, १२।४३ 
~ पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनम्‌-शि० १1५१, क्रीडन्ति 
काकरिव लूनपक्षे:--पंच० १1१८७, कु० ३1६१, 
भग० ९।८० 2. काट देना, पूर्णतः नष्ट कर देना, 
विध्वंस करना --लोकानलावी द्विजितांश्च तस्य-भट्टि० 
२।५३, आ आहिस्ता से उखाड़ना--कु० २४१, 
विप्र--, काटना, छाँटना, उखाड़ देना-उत्तर० ३।५। 

छता | लू+-तक्‌ञ-टाप्‌ ] 1. मकड़ी 2. चींटी। सम० 
तन्तुः मकड़ी का जाल,- मर्कटकः 1. लंगूर 2. एक 
प्रकार का चमेली का फूल । 

छूतिका [ लूता--कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मकड़ी । 

लन (भू० क० कृ०) [ लू +क्त ] 1. काटा गया, छाँटा 
गया, वियुक्त किया गया, काट दिया गया 2. तोड़ा 
गया, (फूल आदि) चुने गये 3. नष्ट किया हुआ 
4. कर्तन किया गया, कुतरा गया 5. घायल किया 
गया,--नम्‌ पूँछ । 

खूमम्‌ [ लू+मक्‌ | पृंछ । सम०--विषः “जहरीली पूँछ 
वाला वह जानवर जो अपनी पूंछ से डंक मारता हूँ । 

ऊष (म्वा० पर० लूषति) 1. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना 2. लूटना, डकती डालना, चुराना । 

लेखः [लिख्‌ [घडा] 1. लिखावट, दस्तावेज, (किसी- 
प्रकार का) लिखा हुआ दस्तावेज, पत्र --लेखोऽयं न 


ममेति नोत्तरमिदं मुद्रा मदीया यतः मुद्रा ५१८ 
निर्धारितेऽर्थे लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌-- शि० 
२।७०, अनंगलेख---कु० १।७, मन्मथलेख--श° ३। 
२६ 2. देव, सुर । सम० - अधिकारिन्‌ (पुं०) 
लिखने का कार्य भारवाहक, (राजा का) सचिव, 
अर्हः एक प्रकार का ताड का वृक्ष, -- ऋषभः इन्द्र 

का नामांतर, पत्रम्‌,-- पत्रिका 1. पत्र में लिखी 
कविता, पत्र, लेख या लिखावट 2. लेख्य या पट्टा, 
दस्तावेज (विधि), संदेशः लिखा हुआ संदेसा,-हार 
-हारिन्‌ (पुं०) पत्रवाहक । 

लेखकः [लिख्‌ +-ण्वुल्‌] 1. लिखने वाला, लिपिक, लिपि- 
कार 2. चितेरा। सम०-- दोषः, प्रमादः, लिपिक 
की भूल-चूक, लिपिकार की त्रुटि । 


लेखन (वि०) (स्त्री०-नी) [लिख्‌ +ल्युट्‌] लिखने वाला, 
चितेरा, खुरचने वाला आदि,-नः एक प्रकार का नर- 
कुल जिसके कलम बनते हैं,-नम्‌ 1. लिखना, प्रतिलिपि 
करना 2. खुरचना, छीलमा 3..चराई, स्पर्श करना 
4. पतला करना, कृश या दुबला करना 5. ताइपत्र 
(लिखने के लिए),--नो 1. कलम, लिखने के लिए 
नरकुल,. नरकुल का कलम 2. चम्मच । सम० 
--साधनम्‌ लिखने की सामग्री या उपकरण । 

लेखनिकः [लेखन -|-ठन्‌] पत्रवाहक । 

लेखिनी [लेख्‌ +-ल्युट्‌+-डीप्‌] 1. कलम 2. चम्मच । 


लेखा [लिख्‌+अ-+-टाप्‌] 1. रेखा, घारी, लकीर-कान्तिर्भ- 
वोरायतलेखयोर्या - कु० १।४७, कु० ७1१६, ८७, 
कि० १६।२, मेघ० ४४, विद्॒ल्लेखा, फेनलेखा, 
मदरेखा आदि 2. लकीर, सीता या खूड, पंक्ति 
चौड़ी धारी 3. लिखावट, रेखांकन, आलेखन, चित्रण 
-पाणिलेंखाविधिषु नितरां वर्तते कि करोमि -_ मा० 
४।३५ 4. दूज का चाँद, चाँद की रेख-- लब्धोदया 
चांद्रमसीव लेखा- कु० १।२५, २३४, कि० ५।४४ 
5. आकृति, समानता, छाप, निशान उषसि सयावक- 
सव्यपादलेखा--कि० ५1४० 6. गोट, किनारी, अंचल, 
झालर 7. चोटी । 

(वि०) [लिख्‌ --ण्यत्‌] अंकित किये जाने के योग्य, 
लिखे जाने योग्य, रंग भरे जाने योग्य, खुरचे जाने 
योग्य,--ख्यम्‌ 1. लिखने की कला 2. लिखना, प्रतिः 
लिपि करना 3. लेख पत्र, दस्तावेज, हस्तलेख 4 शिला- 
लेख 5. चित्रण, रेखांकण 6. चित्रित आकृति । सम० 
--आरुढ, - कृत (वि०) लिख लिया गया, लिख 
कर रखा गया,--गत (वि०) चित्रित, चित्रचित्रित, 
--चणिका कूची, तूलिका, पत्रमु,--पत्रकम्‌ 1. लेख, 
पत्र, दस्तावेज़ 2. ताड़ का पत्ता,--प्रसद्धः दस्तावेज, 
--स्थानम लिखने का स्थान । 

लेष्डम्‌ (नपुं०) विष्ठा, मल । 


(८4३ ) 


हेतः म्‌ (पुऽ, नपुं ) आँसू । 


लेपू (म्वा० आ० लेपते) 1. जाना, 
2. पुजा करना । 

लेप; [लिप -|-धज्ण_] 1. लीपना, पोतना, मालिश करना. 
“ याज्ष० १1१८८ 2. उबटन, मल्हम, अनुलेप 3. पल- 
स्तर करना (सफ़ेदी करना या चूना पोतना) 
4. हाथों की पोंछन 3. हाथों में चिपके भोजन का 

अवशेष ) जब कि श्राद्ध में सबसे पहले तीन पुरुषाओं 

“पितृ, पितामह और प्रपितामह-को श्राद्ध में 
आहुतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात्‌; (प्रपितामह के 
पश्चात्‌; यह पोंछन तीन पुवंपुरुषों को प्रस्तुत की 
जाती ह अर्थात्‌ चौथी पांचवीं और छठी पीढ़ी के 
पितृतुल्य पूर्वपुरुषों को) -छेपभाजश्चतुर्थाचा: पित्राचा: 
विण्डभागिनः 5. धब्बा, दाग, दूषण, कालुष्य 6. नैतिक. 
अपवित्रता, पाप 7. भोजन! सम० - करः पलस्तर 
करने वाला, सफेदी करने वाला, इंट की चिनाई 
करने वाळा,--भागिन्‌, -- भुज्‌ (पुं) चौथी, पांचवीं 
और छठी पीढ़ी के पितृसंबंधी पूर्वपुरुष - मनु ० 
४२१६ । 

लेपकः [ लिप्‌ +-ण्वुलू ] पलस्तर करने वाला, राज, सफेदी 
करने वाला । 

लेपन: [ लिप्‌--ल्युट्‌ ] धूप, लोवान,-नम्‌ 1. मालिश करना 
पोतना, लीपना--याज्ञ० १1१८८ 2. पलस्तर, मल्हम 
3. चूना, सफ़ेदी 4. मांस, मोटाई । 

लेष्य (वि०) [ लिप्‌-+-प्यत्‌ ] लीपे या पोते जाने के योग्य, 
-प्यम्‌ 1. लीपना. पोतना 2. ढालना, मूर्ति बनाना, 
आदर्श या प्रतिरूपण बनाना । सम० कृत्‌ (पुं०) 
1. प्रतिमाकार 2. इट का रहा लगाने वाला,--- (स्त्री) 
वह स्त्री जिसने उबटन का लेप किया तथा तेलादिक 
से शरीर सुवासित किया हुआ है । 

लेप्यमयी [लेप्य -+मयद्‌-+डीए | गुडिया, पुतली । 

लेलायमाना [ लेला इवाचरति - क्यच्‌ --शानच्‌ --टाप ] 
अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक । 

लेलिहः [लिह-]-यङ्‌, लुक्‌ द्वित्वादि, ततः अच्‌] सर्पे, सांप । 

लेलिहानः [ लिह+-यङ्‌, लुक, द्वित्वादि, ततः शानच्‌ ] 
1. सर्पे, साँप 2. शिव का विशेषण । 

लेश: [ लिश्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. थोड़ा सा टुकड़ा, अंश, कण, अणु, 

अत्यन्त तुच्छ मात्रा, क्लेश) पाठा० स्वेद) -लेशेरभिन्नम्‌ 

नश? २४, श्रमवारिलेशेः -कु० ३।३८, इसी प्रकार 

भक्ति, गुण” आदि 2. समय की माप (दो कलाओं 

के बराबर 3. (अलं० में) एक प्रकार का अलंकार जिस 

में इष्ट का अनिष्ट के रूप में तथा अनिष्ट का इष्ट के 

रूप में वर्णेन विद्यमान होता है, रस० में इसकी परि- 

भाषा --गुणस्यानिष्टसाधनतया दोषत्वेन दोषस्येष्ट- 

साधनतया गुणत्वेन च वर्णनं लेशः; उदाहरणों के लिए 


दे० तत्स्थानीय (प्रतीत होता है कि मम्मट ने इस 
अलंकार को “विशेष” के साथ मिलाया हुँ-दे० काव्य० 
१०, “विशेष” के नीचे तथा भाष्य) । सम०-उक्त (वि०) 
सुझावमात्र, संकेतित, वक्रोक्ति द्वारा सूचित । 

लेझ्या (स्त्री० ) प्रकाश, रोशनी । 

लेष्टुः [लिष्‌ ]-तुन्‌] ढेला, मिट्टी का लौंदा । सम०-भेवनः 
वह उपकरण जिससे ढेले फोड़े जाते है । 

लेसिक: (पुं) गजारोही, हाथी पर चढ्ने वाला । 

खेहः [लिह्‌ -- घन ] 1. चाटना, आचमन, जैसा कि 'मघुनो 
वेहः-भट्टि० ६।८२ में 2. चखना 3. चाट, चटनी 

हन म पदार्थ । निहव 
र्‌ [ लिह्‌ +-ल्युट्‌] चाटना, ह्ली से आचमन करना । 

लेहिनः [ लिह्‌+-इकन्‌ ] सुहागा । 

लेह्य (वि०) [लिहू--ण्यत्‌] चाटे जाने या चाट कर खाये 
जाने के योग्य, जीभ से लपलप पीने के योग्य, ह्यम्‌ 
1. कोई भी चाटकर खाई जाने वाली वस्तु (जैसे कि 
कोई भोज्यपदार्थ), चाट 2. भोजन, 

छेङ्गम्‌ [ लिङ्गस्य इदम्‌--लिङ्ग+-अण्‌ ] अठारह पुराणों 
में से एक पुराण का नाम । 

हंङ्ग्क (वि०) (स्त्री कॉ) [ लिकू--ठण्‌ ] 1. किसी 
चिल्ल या निशान पर निर्भर या तत्संबंधी 2. अनुमित, 
--कः प्रतिमाकार, मूर्तिकार । 


लोक्‌ 1 (म्वा० आ० लोकते, लोकित) देखना, नजर डालना, 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, अव--,देखना, निगाह डालना 
"_नोलूकोःप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ 
-भतुँ० २1९३, आ-देखना, निगाह डालना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना-भट्टि० २२४ । 
मं (चुरा० उभ० या प्रेर० लोकयति--ते, लोकित) 
1. देखना, निगाह डालनी, निहारना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना 2. जानना, जानकार होना 3. चमकना 
4. बोलना, अब--, 1. देखना, निहारना, निगाह 
डालना-- परिक्रम्यावलोक्य (नाटकों में) 2. मालूम 
करना, जानना, निरीक्षण करना--अवलोकयामि 
कियदवशिष्टं रजन्या:--श० ४ 3. परखना, मनन 
करना, विमर्श करना--कु० ८५०, रघु० ८७४, 
आ --, 1. देखना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, निहारना, हे 
निगाह डालना 2. खयाल करना, विचार करना, 
ध्यान देना-- तृणमिव जगज्जालमालोकयाम:--भतुँ० 
३1६६ 3. जानना, मालूम करना 4. अभिवादन करना, 
बघाई देना, वि --, 1. देखना, निहारना, निगाह 
डालना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना --विलोक्य वृद्धोक्ष- 
मधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति--कु० 
५७०, रघु० २११, ६५९ 2. तलाश करना, ढूंढना । 

लोकः [लोक्यतेश्सौ छोक्‌--घज्म्‌] 1. दुनिया, संसार, 
विश्व का एक प्रभाग (स्थूलरूप यदि कहा जाय तो 


( ८<४ ) 


लोक तीन हैं -स्वगे, पृथ्वी और पाताल लोक; 
अधिक विस्तृत वर्गीकरण के अनुसार लोक चौदह हैं; 
सात तो पृथ्वी से आरम्भ ऊपर क्रमशः एक 
दूसरे के ऊपर अर्थात्‌ “भूर्लोक भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, और सत्य या ब्रह्मलोक, 
तथा अन्य सात पृथ्वी से नीचे की ओर एक दूसरे के 
नीचे-अर्थात्‌ अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, 
महातल और पाताल) 2. भूळोक, पृथ्वी इहलोके 
“इस संसार में! (विप० परत्र) 3. मानव जाति, 
मनुष्य जाति, मनुष्य लोकातिग, लोकोत्तर इत्यादि 
4. प्रजा, राष्ट्र के व्यक्ति (विप० - राजा) स्वसुख- 
निरभिलाष: खिद्यसे लोकहेतोः -श० ५७७, रघु० 
४८ 5. समुदाय, समूह, समिति आकृष्टलीलान्‌ 
नरलोकपालान्‌ - रघु० ६।१, शशाम तेन क्षितिपाल- 
लोकः - ७३ 6. क्षेत्र, इलाका, जिला प्रान्त 
7. सामान्य जीवन, (संसार का) सामान्य, व्यवहार 


--लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ ब्रह्म ० २1१1३३, यथा 
लोके कस्याचिदाप्त॑षणस्य राज्ञः - शारी० (इसी ग्रन्थ 
के और अन्य स्थल) 8. सामान्य लोक प्रचलन (विप० 
वैदिक प्रयोग या वारधारा--वेदोक्ता वेदिका: शब्दा: 
सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः; प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या; 
यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवेदि- 
केष्विति युञ्जते महा० (और अन्य अनेक स्थानों 
पर) -अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः-भग० 
१५।१८ 9. दृष्टि, दर्शन 10. 'सात' या चौदह की 
संख्या । सम० -अतिय (वि०) असाधारण, अति- 
प्राकृतिक, -- अतिज्य (वि०) संसार के लिए श्रेष्ठ, 
असाधारण, -अधिक (वि०) असाधारण, असामान्य, 
सर्व पंडितराजराजितिलकेनाकारि' लोकाधिकम्‌ 
__भामि० ४४४, कि० २४७, - अधिपः 1. राजा 


2. सुर, देव, -- अघिपतिः संसार का स्वामी, -अनुरागः 
“मनष्य जाति से प्रेम' विश्वप्रेम, साधारण हितेषिता, 
परोपकार, - अन्तरम्‌ 'परलोक' दूसरी दुनिया, भावी 
जीवन रघु० १।६९, ६।४५, लोकान्तर गम्‌, प्राप्‌ 
मरना, ३ॐपरबादः सब लोगों में बदनामी, सार्वजनिक 
निन्दा लोकापवादो बलवान्मतो मे रघु० १४४०, 
-...अस्यदयः लोककल्याण, --अयनः नारायण का 
नामांतर, - अलोकः एक काल्पनिक पहाड जो इस 
पथ्दी को घेरे हुए हे और निर्मल जल के उस समुद्र 
से परे स्थित है जिसने सात महाद्वीपों में से अन्तिम 
गेप को घेर रक्खा है, इस लोकालोक से परे घोर 
अन्धकार है, और इस ओर प्रकाश हे इस प्रकार 
यह पहाड़ इस दृश्ययान संसार को अन्धकार 
के प्रदेश से विभक्त करता हं---प्रकाशशचाप्रकासरच 
लोकालोक इवाचल:- रघु० १।६८, (आगे की 


व्याख्या के लिए दे० मा० १०७९ पर डार 
भाण्डारकर का नोट), (कौ) दृश्यमान और अदृष्ट 
लोक, आचारः सामान्य प्रचलन, सार्वजनिक या 
साधारण प्रथा, लोकव्यवहार, आत्मन्‌ (पुं०) विश्व 
की आत्मा, आदिः 1. संसार का आरंभ 2. संसार 
का रचयिता;--आयत (वि०) नास्तिकतासंबंघी, 
अनात्मवाद संवंधी, (--तः) भौतिकवादी, नास्तिक, 
चार्वाक दंन का अनुयायी, तम्‌) भौतिकवाद 
नास्तिकता, (इसके बर्णन को सवं दर्शनसंग्रह के प्रथम 
अध्याय में देखिये),--आयतिकः नास्तिक, अनात्म- 
वादी,--ईशः 1. राजा (संसार का प्रभु) 2. ब्रह्मा 
3. पारा, - उक्तिः (स्त्री) 1. कहावत, लोकोक्ति 
2. सामान्य चर्चा, लोकमत, उत्तर (वि०) असाधा- 
रण, असामान्य, अप्रचलित ` लोकोत्तरा च कृतिः 
- भामि० १।६९, ७०, उत्तर० २।७, ( - रः) 
राजा, - एषणा स्वर्ग की इच्छा, कष्टकः कष्ट देने 
वाला या दुष्ट पुरुष, मानवजाति का अभिशाप दे० 
कण्टक, कया सवंप्रिय कहानी, - कतं, कृत्‌ (पुं०) 
संसार का रचयिता, - गाथा परंपरा से लोगों में गाया 
जाने वाला गान, चक्षुस्‌ (नपुं०) सूर्य, चारित्रम्‌ 
लोकव्यवहार, जननी लक्ष्मी का विशेषण, --जित्‌ 
(पुं) 1. बुद्ध का विशेषण 2. संसार का विजेता, 
नाश (वि०) संसार को जानने वाला, ज्येष्ठः बुद्ध 
का विश्वेषण,--तस्वम्‌ मनुष्यजाति का ज्ञान,. ` तन्त्रम्‌ 
जनतंत्र, तुषारः कपूर, त्रयम्‌, ` त्रयी सामूहिक 
रूप से तीनो लोक,--उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि 
-- रघु० १४।७३, द्वारम्‌ स्वर्ग का दरवाजा,--धातुः 
संसार का विशेष प्रकार का विभाजन, धातू ( i] 
शिव का विशेषण, नाथ: 1. ब्रह्मा 2. विष्णु 3. 

4. राजा, प्रभु 5. बुद्ध, नेत्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, 
--षः, - पारः दिक्पाल ललिताभिनयं तमद्य भर्ता 
मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः विक्रम० २1१८, रघु० 
२।७५, २।८९, १७।७८, (लोक पाल गिनती में आठ 
हैं-दे० अष्ट दिक्पाल) 2. राजा, प्रभु,-पक्तिः 
(स्त्री०) मनुष्यजाति का आदर, साधारण आदरणी- 
यता, पत्तिः 1. ब्रह्मा का विशेषण 2. विष्णु का 
विशेषण 3. राजा, प्रभ,--पथः, पद्धतिः (स्त्री०) 
साधारण व्यवहार, दुनिया का तरीका,-पितामहः 
ब्रह्मा का विशेषण,-प्रकाशनः सूयं,--प्रवादः किंवदन्ती 
अफवाह, सवंसाघारण में प्रचलित बात, - प्रसिद्ध 
(वि०) सुज्ञात, विश्वविख्यात, बन्धुः,-- बान्धवः 
सूर्य,-बाह्य, वाह्य (वि०) 1. समाज से बहिष्कृत, 
बिरादरी से खारिज 2. दुनिया से भिन्न, सनकी, 
अकेला (- द्यः) जातिच्युत व्यक्ति, - मर्यादा मानी 
हुई या प्रचलित प्रथा,- मातू (स्त्री०) लक्ष्मी का 


( < ) 


विशेषण, मार्ग: लोकसंमत प्रथा,--यात्रा 1. दुनिया 
के मामळे, लौकिक जीवनचर्या, लोकव्यवहार--एवं 
किलेयं लोकयात्रा महावी० ७, यावदयं संसारस्ताव- 
ससिद्धवेयें लोकयात्रा--वेणी० ३ 2. सांसारिक 
अस्तित्व, जीवनचर्या - सा० ४ 3. आजीविका, वृत्ति, 
"रक्ष: राजा, प्रभु, -रञ्जनम्‌ जनता को संतुष्ट 
करना, रावंप्रियता. रबः जनश्रुति, सार्वजनिक चर्चा, 
लोचनम्‌ सूर्य,--वचनम्‌ सार्वजनिक किवदन्ती, 
अफवाह,-वादः किवदन्ती, सामान्य चर्चा, सार्व- 
जनिक अफवाह--मां छोकवादश्रवणादहासी:--रघु ० 
१४॥६१,--वार्ता किवदन्ती, अफवाह, विद्विष्ट 
(वि०) जिससे सत्र लोग घृणा करते हों, जिसे लोग 
पसंद न करते हों, बिधिः 1. कार्य विधि का प्रकार, 
लोक में प्रचलित प्रक्रिया 2. संसार का रचयिता, 
विश्रुत (वि०) दूर दूरतक मशहूर, जगद्विख्यात, 
प्रसिद्ध, यशस्वी,--वत्तम्‌ 1. लोक व्यवहार, संसार 
में प्रचलित प्रथा 2. इघर उधर की बातें, गपशप, 
वृत्तान्तः, व्यवहारः 1. लोकाचार, लोकरीति, 
साधारण प्रथा-श० ५ 2. घटनाक्रम,-अुतिः (स्त्री०) 
1. जनश्रुति 2. विश्वविख्यात कीति, संकरः संसार 
की सावारण अव्यवस्था, --संग्रहः 1. समस्त विश्व, 
2. लोककल्याण 3. लोगों की भलाई चाहना,-साक्षिन्‌ 
(पु) 1. ब्रह्मा का विशेषण 2. अग्नि,-सिद्ध (वि०) 
1. लोगों में प्रचलित, रिवाजी, प्रथागत 2. लोक या 
समाज द्वारा स्वीकृत,--स्थितिः (स्त्री) 1. विश्व 
का अस्तित्व या संचालन, सांसारिक अस्तित्व 
2. विश्वनियम,-हास्य (वि०) संसार द्वारा उपहसित, 
उपहसित, लोकनिदित, हित (वि०) मनुष्य जाति 
के लिए कल्याणकारी, ( तम्‌) जनसाघारण का 
कल्याण । 
लोकनम्‌ [लोक्‌ : ल्युट्‌] देखना, दर्शन करना, निहारना । 
लोकम्पृण (वि०) [लोक-{-पृण्‌ +क, मुमागमः] संसार में 
ब्याप्त या संसार को भरनेवाला, _ लोकम्पुर्णेः परिमलैः 
परिपूरितस्य काश्मीरजस्य कटुताऽपि नितान्तरम्या 
—भामि० १1७० | 
लोच्‌ ¦ (भ्वा० आ० लोचते) देखना, निहारना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना, निरीक्षण करना पं (चुरा० 
उभ० या प्रेर० लोचयति-ते) दिखलाना, आ , 
1. देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना 2. विचारना, 
विमर्श करना, चितन करना, सोचना आलोचयन्तो 
विस्तारमम्भसां दक्षिणोदघे:--भट्टि ० ७४० थी {चुर० 
उभ० लोचबति-ते) 1. बोलना 2. चमकना । 
लोचम्‌ [लोच्‌ --अच्‌ | आँसू । 
लोचकः [लोच्‌ | ण्वुल्‌ | 1. मूर्ख पुरुष 2. आँख की पुतली 
3. दीपक की कालिख, काजल 4. एक प्रकार का 


कान का कुंडल 5. काली या नीली वेशभूषा 6. धनुष 
की डोरी 7. स्त्रियों द्वारा मस्तक पर धारण किया 
जानेवाला आभूषण, टीका 8. मांसपिड 9. साँप की 
केंचूळी 10. झुर्रीदार चमड़ी 11. भौं जिसमें झुरियाँ 
पड़ी हैं 12. केले का पौधा । 

लोचनम्‌ [लोच्‌ - ल्युट्‌] 1. देखना, दृष्टि, दर्शन 2. आँख 
—शेपान्मामान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा--मेघ० 
११०। सम० गोचरः,- पथः, मायः दृष्टि परास, 
दृष्टिक्षेत्र । 

लोट्‌ (म्वा० पर० लोटति) पागल या मूर्ख होना । 

लोठः [लृट्‌ -घञ्ञ्‌} भृमि पर लोटना, लुढकना । 

लोड (म्वा० पर० लोडति) पागल या मूर्ख होना । 

लोडनम्‌ [ लोड्‌ +ल्युट्‌ ] अशान्त करना, उद्विग्न करना, 
आलोडित करना । 

लोणारः [| लवण-¬-ऋ-+ अण्‌, पृषो० ] नमक का एक 
प्रकार । 

लोतः [लू -+ तन्‌] 1. आँसू 2. निशान, चिह्न, निशानी । 

लोत्रम्‌ [ लू +ष्ट्रन्‌ ] चुराई हुई सम्पत्ति, छूट का माल, 

लोत्रेण (लोप्त्रेण) गृहीतस्य कुम्भीलकस्यास्ति वा 

प्रतिवचनम्‌ -विक्रम० २ । 

लोषः, रोघ्रः [ रुणद्धि औष्ण्यम्‌, रुष्‌ +-रन्‌ ] छाल या 
सफ़ेद फूलों वाला वृक्ष विशेष -लोध्रद्रुम सानुमतः 
प्रफुल्ल - रघु० २।२९, मुखेन सालक्ष्यत लो ध्रपाण्डुना 
शार, कु० ७।९। = 

लोपः [लुप्‌ भावे घडा] 1. हटा लेना, वंचना 2. हानि, 
विनाश 3. उन्मूलन, अपाकरण, (प्रथाओं का) 
उत्सादन, अन्तर्धान, अप्रचलन 4. उल्लंघन, अतिक्रमण 
रघु० १।७६ 5. अभाव, असफलता, अनुपस्थिति 
रघु० १।६८ 6. भूल-चूक, छूट--तद्वद्धर्मस्य लोपे 
स्यात्‌ काव्य० १०7. अदर्शन, वर्णलोप (व्या० मैं), 
अदशनं लोपः--पा० १।१।६० । 

लोषनम्‌ [लुप्‌ +-ल्युट्‌] 1. उल्लंघन, अतिक्रमण 2. भूल- 
चूक, छूट । 

सोपा, लोपामुद्रा [ लप्‌ +-णिच्‌|-अच्‌+-टाप्‌, लोपा 
तीआमुद्रा कम ० स० | विदर्भराज की एक कन्या, 
अगस्त्य मुनि की पत्नी (कहा जाता है कि विभिन्न 
जन्तुओं के अत्यन्त सुन्दर भागों से मुनि ने स्वयं इस 
कन्या का, निर्माण किया था जिससे कि उसे अपने 
मनोनुकूल पत्नी मिल सके; उसके पश्चात्‌ इसे चुप- 
चाप विदर्भ राज के महल में पहुंचा दिया गया जहाँ 
यह राजा की पुत्री के रूप में पलती रही । बाद में 
अगस्त्य मुनि के साथ इसका विवाह हो गया । लोपामुद्रा 
ने आगस्त्य मुनि से कहा कि मुझ से संबंध रखने के 
लिए विपुल धनराशि प्राप्त करो । तदनुसार मुनि 
पहले तो राजा शुतर्वन्‌ के पास गया, वहां से फिर 


( ८८६ ) 


और राजाओं के पास, इस प्रकार वह अत्यन्त धनाढ्य 
राक्षस इल्वल के पास गया, और उसे परास्त कर 
उसकी विपुलघनराशि से अपनी पत्नी को सन्तुष्ट 
किया) । 

लोपाकः, लोपापकः [ लोपम्‌ आदर्शनमाप्नोति, लोप-आप्‌ 
+प्वुल | एक प्रकार का गीदड़, शृगाल । 


लोपाशः, लोपाञ्ञकः [ लोपमाकुलीभावं चकितमइनाति 
लोप+-अझ्‌+-अण्‌, लोप-[-अशूर्स-ण्वुल्‌ | गीदड़, 
लोमड़ । 


लोपिन्‌ (वि०) | लुप्‌ +-णिनि ] 1. क्षतिग्रस्त करने वाला, 
नुकसान पहुँचाने वाला 2. लुप्त होने वाला । 

लोप्त्रम्‌ [ लुप्‌+-त्रत्‌ ] दे० 'लोत्रम्‌' । 

लोभः [ लुभ्‌ +घञ््‌ ] 1. लोलुपता, लालसा, लालच, 
अतितृष्णा--लोसञ्चेदगुणेन किम्‌- भते? २।५५ 
2. इच्छा, उत्कण्ठा (संबं० के साथ या समास मे) 
-कङ्कणस्य तु लोभेन--हि० १1५, आननस्पर्शलोभात्‌ 
¬ मेघ० १०५1 सम०--अन्वित (वि०) लोलुप, 
लालची, लोंभी,-विरहः लोलुपता का अभाव 
—हि० १। 

लोभनम्‌ [ लुभ्‌ ञ-ल्युट्‌ ] 1. प्रलोभन, ललचाना, बहकाना, 
फुसलाना 2. सोना । 

लोभनोय (वि०) [ लुभ्‌+-अनीयर्‌ ] फुसलाने वाला 
प्रलोभन देने वाला, आकर्षक, इसी प्रकार 'लोम्य' । 

लोमः (पुं ) पूंछ । 

लोमकिन्‌ (पुं०) [ लोमक--इनि ] एक पक्षी । 

लोमन्‌ (नपुं) [ छू+-मनिन्‌ ] मनुष्य और जानवरों 
के शरीर पर उगने वाले बाल--दे० रोमन्‌ । सम० 
--अचः -- रोमांच' दे०,--आलिः,--लो, - आवलिः, 
-णली,--राजिः (स्त्री?) छाती से लेकर नाभि तक 
बालों की पंक्ति-दे० रोमावली आदि,-कर्ण: खरगोश, 
“कीट, जू, यूका,--कूपः, --गतंः,-- रंध्रम्‌,--विव- 
रम्‌ खाळ में छिद्र,--ध्नम्‌ दूषित गंज,--मणिः बाल्छों 
से बनाया हुआ तावीज,--बाहिन्‌ . (वि०) पंखघारी, 
--सहर्षण (वि०) पुलकित करने वाला, रोमांच पैदा 
करने वाला,--सारः पन्ना,- हर्ष,--हर्षण,--हथिन्‌ 
--दै० रोमहषं,--हृत (पुं०) हरताल । 

लोमश (वि०) [ लोमानि सन्ति अस्य लोमन्‌+-श] 
1. बालों वाला, ऊनी, रोएँदार 2. ऊनी 3. बालों 
वाला,--छः भेड़, मेंढा, - ज्ञा 1. लोमड़ी 2. गीदड़ी 
3. लंगूर 4. कासीस । सम०--मार्जारः गंधबिलाव । 

लोमाशः | लोमन्‌-{-अश्‌+-अण्‌ ] गीदड़, श्यूगालू । 

लोल (वि०) [ लोड्‌-अच्‌, डस्य लः, लुल्‌न॑ घडा वा ] 
1. हिलता हुआ, लोटता हुआ, . कांपता हुआ, दोलाय- 
मान, थरथराता हुआ, बहता हुआ, लहराता हुआ (जैसे 
कि बाल, अलके) - परिस्फुरल्लोल शिखाग्रजिह्नं जग- | 


ज्जिघत्सन्तमिवान्तवह्निम्‌-कि० ३1२०, लोलांशुकस्य 
पवनाकुलितांशुकान्तम्‌- वेणी २।२२, लोलापाङ्गः 
लोचनैः - मेघ० २७, रघु० १८४३ 2. विक्षुब्ध 
अशान्त, बेचैन, परेशान 3. चंचल, चपल, परिवर्ती, 
अस्थिर - येन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्य 
यशः प्रमृष्टम्‌ - रघु० ६1४१, इसी प्रकार कु० १४३ 
4. अस्थायी, नश्वर--श० १।१० 5. आतुर, उत्सुक, 
उत्कण्ठित ( प्रायः समास में)-अग्रे लोल: करिकलभको 
यः पुरा पोषितोऽभूत्‌--उत्तर० ३1६, कर्ण लोलः 
कथयितुमभूदाननस्पशँलोभात्‌-मेघ० १०३, शि० 
१६१, १८।४६, १०।६६, कि० ४२०, मेघ० ६१, 
रघु० ७२३, ९।३७, १६।५४, ६१,- ला 1. लक्ष्मी 
का नाम 2. बिजली 3. जिह्वा। सम०- अक्षि 
(नपुं०) चंचल नेत्र, अक्षिका चंचल नेत्रों वाली 
स्वी, जिह्व (वि०) चंचल जिह्वा से युक्‍त, लालची, 
--लोल (वि०) अत्यंत थरथराने वाला, सदैव 
बेचेन । 
छोलूप (वि०) [लृभ्‌+यङ्‌ अच्‌, पृषो० भस्य पः] बहुत 
उत्सुक, अत्यंत इच्छुक, लालायित, छालची-- अभिनव- 
मघुलोलूपस्त्वं तथा परिचुंब्य चूतमंजरीम्‌, कमलवस- 
तिमात्रनिर्वृतो मधुकर विस्मृतोस्येनां कथम्‌-श० 
५।१, मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः- शि० १।४०, 
रघु० १९॥२४,--पा लालसा, उत्कण्ठा, उत्सुकता । 
लोलुभ (वि०) [लुभ्‌ +यडङ-अच्‌] अत्यन्त लालसायृक्त, 
लालची--दे० 'लोलुप' । 
लोष्ट्‌ (म्वा० आ० लोष्टते) ढेर लगाना, अंबार लूगाना । 
लोष्टः,-_- ष्टम्‌ [लुष्‌+-तन्‌] ढेला, मिट्टी का लौंदाः--पर- 
द्रव्येषु लोष्टवत्‌ यः पश्यति स पश्यति;समलोष्टकाञ्चनः 
--रघु० ८।२१,--ष्टम्‌ लोहे का मोर्चा, जंग । सम० 
घ्नः, भेदनः, नम्‌ ढेलों को फोड़ने का उपकरण, 
पटेला, हँगा । 
हीष्टुः [लूष्‌ तुन्‌] ढेला, मिट्टी का लौंदा । 
लोह (वि०) [लूयतेऽनेन, लू+-ह्‌] 1. लाल, लाल रंग का 
2. तांबे का बना हुआ, ताम्रमय 3. लोहे का बना 
हुआ, हः हम्‌ 1. तांवा 2. लोहा 3. इस्पात 4. कोई 
घालु 5. सोना 6. रुधिर 7. हथियार - मनु ० ९।३२१ 
8. मछली पकड़ने का कांटा,-हः लाल बकरा,-- हुम्‌ 
अगर की लकड़ी । सम०- अज्ञः लाल बकरा,--अभि- 
सारः, अभिहारः 'नीराजन' से मिलता जुळता एक 
सैनिक-संस्कार,-- उत्तमम्‌ सोना, कान्तः लोहमणि, 
चुम्बक, - कारः लुहार,--किट्टम्‌ लोहे का जंग,-घातकः 
लहार,--चूणंम्‌ रेतने से निकला हुआ लोहे का चूरा, 
का जंग,-- जम्‌ 1. कांसा 2. लोहे का बुरादा, 
~ जालम्‌ कवच,--जित्‌ (पुं) हीरा,-द्राविन्‌ 
(पुं०) सुहागा,-- नालः लोहे का बाण,- पृष्ठः एक 


( ८८७ ) 


प्रकार का बगला, कंकपक्षी,-- प्रतिमा 1. घन 
2. लोहमूति,--बद्ध (वि०) लोहे से युक्त या जिसकी 
नोक पर लोहा जड़ा हो,- मुक्तिका लाल मोती. 
---रजस्‌ (नपुं) लोहे का जंग, मोर्चा,--राजकम्‌ 
चांदी,-वरम्‌ सोना, शङ्कुः लोहे की सलाखः 
-- इलेषणः सुहागा, संकरम्‌ नीले रंग का इस्पात । 

लोहल (वि०) [लोइमिव लाति--रा+-क] लोहे का बना 
हुआ 2. अस्पष्टभाषी, तुतला कर बोलने वाला । 

लोहिका [लोह--ठन्‌ + टाप्‌] लोहे का पात्र । 

लोहित (वि०) (स्त्री०--लोहिता, लोहिनो) [रुह 
न+इतन्‌, रस्य लः] 1. लाल, लाल रंग का,-- स्रस्तां- 
सावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणात्‌ ० 
१।३०, कु० ३।२९, मुहुश्चलत्पल्लवलो हिनीभिरुच्चँ 
शिखाभिः शिखिनोवलीढा:--कि० १६।५३ 
2. तांबा, तांबे से बना हुआ,--लः छाल रंग, 
2. मंगल ग्रह 3. सांप 4. एक प्रकार का हरिण 
5. एक प्रकार के चावल, ता आग की सात जिह्वाओं 
में से एक,-तम्‌ 1. तांबा 2. रुघिर--मनु० ८1२८४ 
3. जाफ्रान, केसर 4. युद्ध 5. लाल चन्दन 6. एक 
प्रकार का चन्दन 7. इन्द्र धनुष का अधूरा रूप । सम० 
अक्षः 1. लाल रंग 2. एक प्रकार का साँप 
3. कोयल 4. विष्णु का विशेषण,--अद्भगः मंगलग्र 
अयस्‌ (नपुं०) तांबा, - अशोकः (लाल फूलों का) 
अशोक वृक्ष,---अश्वः आग, आननः नेवला,-ईक्षणं 
(वि०) लाल आँखों वाला,-- उद्‌ (वि०) लाल या 
रुविर के समान्‌ लाल पानी वाळा, कल्माष (वि०) 
लाल घब्बों वाला,--क्षयः रुधिर का नाश, - ग्रीवः 
अग्नि का विशेषण, --चन्दनम्‌ केसर, जाफ़ रान,-पुष्पकः 
अनार का वृक्ष, -मुत्तिका लाल खड्या, गेरु, 
~ झतपत्रम्‌ लाल कमल का फूल । 

लोहितक (वि०) (स्त्री० -तिका) [लोहित+कन्‌] 
लाल, -कः 1. लालमणि, --शि० १३।५२ 2. मंगल 
ग्रह 3. एक प्रकार का चावल, -कम्‌ कांसा । 

ति ( पुं ) [ लोहित--इमनिच्‌ ] लालिमा, 

| 

लोहिनी [लोहित+-डीष्‌, तकारस्य- नकारः] वह स्त्री 
जिसकी चमड़ी लालरंगकी हो । 

लोकायतिकः [लोकायतमघीते वेद वा --खोकायत+-ठक्‌] 
चार्वाकमतानुयायी, नास्तिक, अनीश्वरवादी, भौतिक- 


वादी । 
लौकिक (वि०) (स्त्री० -कौ) [लोके विदित: प्रसिद्धो हितो 


वा ठण्‌] 1. सांसारिक, दुनियावी, भौमिक, पार्थिव 
2. साधारण, सामान्य, प्रचलित, मामूली, गंवारू 
उत्तर० १1१० 3. दैनिक जीवन संवंधी, सामान्यत 
माना हुआ, सवेप्रिय, प्रथागत--कु० ७८८ 
4. सामयिक, घमंनिरपेक्ष (विप० आषं, या शास्त्रीय) 
मनु० ३३२८२ 5. जो वेदिक न हो, सांसारिक (शब्द 
या उसका अर्थ) वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिक च 
--तके० (दे० लोक ८ के नीचे उद्धत महा०) 
6. संसार से संबंध रखने वाला-जेसा कि 'ब्रह्मलौकिक 
में,-काः (ब० व०) सामान्य मनुष्य, संसार के लोग, 
कम्‌ कोई साधारण लोकाचार । सम० ज्ञ (वि०) 
लोकव्यवहार को जानने वाला, लोक प्रथाओं से ' 
परिक्तित--वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌ 
—श० ४। 
लोक्य (वि०) [लोके भवः-- लोक+-ष्यञ्ञ्‌] 1. सांसारिक, 
दुनियावी, ऐहिक, मानवी 2. सामान्य, मामूली 
रिवाजी । 
खोड (म्वा० पर० लोडति) पागल या मूर्खं होना । 


लोल्यम्‌ [लोलस्य भाषः ष्यञ्ञ्‌ ] 1. चंचलता, अस्थिरता, 
चाञ्चल्य 2. उत्सुकता, उत्कण्ठा, लालच, लारूसापूर्णंता, 
अत्यन्त प्रणयोन्माद या अभिलाषा,-- जिह्वालौल्यात्‌ 
--पंच० १, रघु० ७६१, १६७६, १८।३०, कु० 
६२० । 

लोह (वि०) (स्त्री०-ही) [लोह +अण्‌] 1. लोहे का 
बना हुआ, लोहा 2. ताम्रमय 3. घातु का बना 
4. तांबे के रंग का, लाल,--हम्‌ लोहा, भट्टि० 
१५।५४,- हा कड़ाही । सम०--आत्मन्‌ (पुं० )--भू: 
(स्त्री०) बायलर, कड़ाही, कड़ाह,--कारः लुहार, 

लोहे का जंग,-- बन्धः घम्‌ लोहे की बेडी, 
जंजीर, भाण्डम्‌ लोहे का पात्र,--भरूम्‌ लोहे का जंग, 
शङ्कुः लोहे की सलाख्‌ । 

लौहितः [लोहित -|-अणू] शिव का त्रिशूल । 

लौहित्य: [लोहितस्य भाव: ष्यञा[ स्वार्थ ष्यञ्‌ वा] एक 
नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र --चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्‌ 
प्राग्ज्योतिषेशवरः --रघु० ८।८१, (यहाँ मल्लि० बिना 
किसी प्रमाण के कहता है - तीर्णा लौहित्या नाम नदी 
यन) ,--त्यम्‌ लाली । 

ल्पी,-ल्यी (क्रया० पा० ल्पिनाति, ल्यिनाति) मिलना, 
सम्मिलित होना, मेलजोल करना । 

ल्वो (क्रया० पर० ल्विनाति) जाना, हिलना-जुलना, 
पहुँचना । 


(८८८ ) 


च 


वः [वा--ड] 1. वायु, हवा 2. भजा 3. वरुण 4. समा- 
धान 5. संबोधित करना 6. मांगलिकता 7. निवास, 
आवास 8. समुद्र 9. व्या 10. कपड़ा 11. राह. 

वस्‌ वरुण (मदिनी) --अव्य० की भांति, के समान 
'जसा कि' मणी वोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम- 

सिद्धा० (यहाँ शब्द 'व' अथवा “वा' हो सकता हुँ) 1 
: [वमति उद्गिरति वम्‌--श तस्थ नेत्वम्‌] 
1. बाँस-धनुर्वदाविशञुद्धोऽपि निर्गुणः कि करिप्यति-हि० 
प्र २३, वंशभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते 
पुरुषः भाभि० १८० (यहां 'वंश' का अर्थ 'कुल या 
परिवार' भी है) मेघ० ७९ 2. जाति, परिवार, 
कुटुम्ब, परंपरा-स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्न- 
तिम्‌ हि० २, क्व सूर्यप्रभवो वंशः--रघु० १।२, दे० 
वंशकरम्‌, वंशस्थिति आदि 3. लाठी 4. बांसुरी, 
मुरली, अलगोझा या विपंचीनाड - कर्जाद्रापादित- 
वशकृत्यं-- रघु० २1१२ 5. संग्रह्‌, संघात, समुच्चय 
(प्रायः एक समान वस्तुओं का)--सान्द्रीकृतः स्यन्दन- 
वंशचक्रः रघु० ७।३९ 6. आरत्पार, शहतीर 
7. (बांस में) जोड 8. एक प्रकार का ईख 9. रीढ़ 
की हड्डी 10. साळ का वृक्ष 11. लम्बाई नापने का 
एक विशेष माप (दस हाथ के बराबर) । सम० 

अङ्कुम, अङ्कुरः 1. बांस का किनारा 2. वांस का 
अंखुआ,---अनुकीतनम्‌ वंशावली,-अनुक्रमः वंशावली 
अनुचरितम्‌ एक परिवार या कुल का परिचय, 
-आवलो, वंशतालिका, वंशविवरण,-आह्वः वंसलोचन 
कठिनः वांसों का झुरमुट,-. कर (वि०) 1. कुल- 
प्रवतेक 2. वंगस्थापक--रघु० १८।३१ (=रः) मूल- 
पुरुप, कर्पूररोचना, रोचना, लोचना वंसलोचन 
तवाशीर,- कृत्‌ पुं०) कुल संस्थापक, या वंशप्रवतंक, 
--कमः वंशपरंपरा,- क्षीरी बंसलोचन,--चरितम्‌ 
कुलपरिचय,--चिन्तकः वंशावली जानने वाला, छेत्त 
(वि०) किमी कुल का अंतिम पुरुष,--ज (वि०) 
1. कुल में उत्पन्न--रघु० ११३१ 2. सत्कुलोद्भव 
(-जः) 1. प्रजा, संतान, औलाद 2. बांस का बीज 
(-जम्‌) बंसलोचन, नतिन्‌ (पुं०) नट, मसखरा, 
-नाडि(ली) का वांस की वनाई बांसुरी,-नाथः किसी 
वंश का प्रधान पुरुष, - नेत्रम्‌ ईख की जड,--पत्रम्‌ 
वांस का पत्ता (त्रः) नरकुल,-- पत्रकः 1. नरकुल 
2. पौंडा, गन्ने का श्वेत प्रकार, (-कम्‌) हरताल, 
ऊझपरंपरा वंशानुत्रम, कुलपरंपरा,-- प्रकम्‌ गन्ने की 

जड़, -भोज्य (वि०) आनुवंशिक, (-ज्यम्‌ ) आनुवंशिक 
भूसंपन्ति,-लक्ष्मीः (स्त्री ०; कुल का सौभाग्य, विततिः 
(स्त्री ०) 1. परिवार, सन्तान 2. बाँसों का झुरमट 
“शर्करा वंसलोचन, झाका वीणा में लगी बाँस 


की खूंटी, -स्थितिः (स्त्री) कुल की अविच्छिन्नता 
रघ० १८३१ । 

वंशकः [वंश--कन्‌] 3. एक प्रकार का गन्ना 2. बांस का 
जोड़ 3. एक प्रकार की मछली,--कम्‌ अगर की 
लकड़ी । 

वंशिका [वंश-|-ठन्‌-|-टाप्‌] 1. एक प्रकार, की बांसुरी 
अगर की लकडी । 

वंशी [वंश--अच्‌--डीष्‌] 1. बांसुरी, मुरली--न वंशी- 
मज्ञासोदभुवि करसरोजाद्विगलिताम-हंस० १०८, 
कंसरिपोव्येपोहतु स वोऽश्रेयांसि वंशीरवः --गीत० ९ 
2. शिरा या धमनी 3. बंसलोचन 4. एक विशेष 
तोल । सम० - धरः,--धारिन्‌ (पुं) 1. कृष्ण का 
विशेषण 2. बंशी बजाने वाला, 

वंश्य (वि०) [वंशे भवः यत्‌] 1. मुख्य शहतीर से संबंध रखने 
वाला 2. मेरुदण्ड से संबंध रखने वाला 3. परिवरा 
से संबंध रखने वाला 4. अच्छे कुल में उत्पन्न, उत्तम 
कुल का 5. वंशघर, वंशप्रवतेक,--श्यः 1. सन्तान पर- 
वर्ती (ब० व०) - इतरेऽपि रघोव॑श्या:---रघु० १५ 
३५ 2. पूर्वज, पूर्वपुरुष-नूनं मत्तः परं वंश्या पिण्ड- 
विच्छेददशिनः - रघु० १६६ 3. परिवार का कोई 
सदस्य 4. आरपार, शहतीर :. भुजा या टांग को 
हड्डी 6. शिष्य । 

बंह दे० बंह_ । 

वक्‌ दे० वक्‌ । 

वकुल दे० वकुल । 

चक्क (म्वा० आ०-वक्कते) जाना, हिलना-जुलना । 

बक्तव्य (सं० कृ०) | वच्‌+-तव्यत्‌ ] 1, जाने या 
बोले जाने के योग्य, बात किये जाने या प्रकथन के 
गोग्य --तत्तहि वक्तव्यं न वक्तव्यम्‌ (महा० में अनेक 
बार) 2. किसी विषय में कहे जाने के योग्य 3. गर्ह- 
णीय दूषणीय, निन्दनीय 4. नोच, दुष्ट, कमीना 
5. स्पष्टव्य, उत्तरदायी 6, आश्रित, व्यम्‌ 1. बोलना 
भाषण 2. विधि, नियम, सिद्धान्त वाक्य 3. कलंक, 
निन्दा, भत्संना । 

बक्त्‌ (वि०, या पुं०) [ वच्‌+-तृच्‌ ] 1. बोलने वाला, 
बातें करने वाला, वकता 2. वाक्‌पट्‌, प्रवक्‍ता--कि 
करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते, ददुँरा यत्र 
वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌--सुभा० 3. अध्यापक, 
व्याख्याता 4. विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति । 

बक्यम्‌ [ वक्ति अनेन वच्‌-करणे ष्ट्रन्‌ | 1. मुख 2. चैहरा 
-यद्वक्त्रं मुहुरीक्षते न धनिनां ब्रूषे नः चाट्न्मृणा भतू ० 
३।१४७ ॐ. थूथन, प्रोथ, चोंच 4. आरम्भ 5. (बाण 

) नोक, किसी पात्र की टोंटी 6. एक प्रकार का 

वस्त्र 7. अनुष्टुप्‌ से मिलता-जुलता एक छन्द, दे० 


( ८८९ ) 


सा० द० ५६७, काव्या० १।२६। सम०--आसव: 
लार,--खुरः दांत, ~ जः ब्राह्मण, --तालम्‌ मुंह 
से बजाया जाने वाला वाद्ययन्त्र, --दरूस ताल 
-- पट: परदा, --रन्प्रमू मुखविवर, -- परिस्पन्दः 
भाषण,- भेदिन्‌ { वि० ) चरपरा, तीक्ष्ण,--वासः 
सन्तरा,--शोधनम्‌ 1. मुंह सांफ करना 2. नींबू, 
चकोतरा,---शोधिन्‌ (नपुं०) चकोतरा (पुं) चकोतरे 
का वृक्ष । 


वक्त (वि०) [ वडक--रन्‌, पृषो० नलोपः ] 1. कुटिल 
(आलं० से भी) झुका हुआ, टेढ़ा, चक्करदार, घुमा- 
वदार--वक्र: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्‌ 
- मेघ० २७, कु० ३३२९ 2. गोलमोल, परोक्ष, टाल- 
मटूल, मण्डलाकार, घुमा फिरा कर बात कहना, 
दर्र्थक या सन्दिग्ध (भाषण) - किमेतँवेक्रमणितँ 
--रत्म० २, वक्रवाक्यरचनारमणीय सुभ्रुवां प्रव- 
वृते परिहासः--शि० १०।१२ _दे० 'वक्रोक्ति' भी 
3. छल्लेदार, लहरियेदार, घुंघराले (बाल) 4. प्रति- 
गामी (गति आदि) 5. बेईमान जालसाज्ञ, कुटिल 
स्वभाव का 6. क्रूर, घातक (ग्रह आदि) 7. छन्द 
शास्त्र की दृष्टि से गुरु (दीघे),-ऋः 1. मंगलग्रह 
2. शनिग्रह 3. शिव 4. त्रिपुर राक्षस,--क्रम्‌ 1. नदी 
का मोड़ 2. (ग्रह का) प्रतिगमन । सम० अङ्गम्‌ 
टेढ़ा, अवयव \गः) 1. हंस 2. चकवा 3. साँप,--उक्तिः 
(स्त्री) एक अलंकार, का नाम जिसमें टालमटोल 
करने वाली बात या तो इलेपपूर्ण ढंग से कही जाती 
है या स्वर बदल कर । मम्मट इसकी परिभाषा इस 
प्रकार देता हुँ:--यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन 
गोज्यते, श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा 
द्विघा--काव्य० ९, उदाहरण के लिए मुद्रा० का 
आरम्भिक इलोक (धन्या केयं स्थिता") देखिए 
2. वाक्छल, कटाक्ष, व्यंग्य--सुबन्धुर्वाणभदृशच कवि- 
राज इति त्रयः, वक्रोक्तिमार्गनिपुणाञ्चतुर्थो विद्यते 
न वा 3. कटूक्ति, ताना, कष्टः बेर का पेड़, 
कण्टकः खर का वृक्ष -खद्धः, - खङ्ककः कटार, 
टेढ़ी तलवार, गति, गामिन्‌ (वि०) 1. टेढ़ी चाल 
वाला, चक्करदार 2. जालसाज, बेईमान,--प्रीवः ऊंट 


-चञ्चुः तोता, तुण्डः 1. गणेश का विशेषण 2. तोता, 
--दंष्टूः सूअर, -दृष्टि (वि०) 1. भंगी आँख वाला 
ऐंचाताना 2. विद्वेषपूर्ण दृष्टि रखने वाला 3. डाह 


करने वाळा, (स्त्री) तिरछी निगाह, तियंग्‌दृष्टि 


“नक्त: 1. तोता 2. नीच पुरुप, -नासिकः उल्लू 
---वुच्छः, पुच्छिकः कृत्ता, --पुष्पः ढाक वृक्ष 
बालधिः, लांगूलः कुत्ता,--भावः 1. टेटागन 


2. घोखा,--वक्र: शूकर । 
यक्रयः (पुं० ) मूल्य, कीमत ('अवक्रयः' के बदले) । 
११२ 


| चक्रिन्‌ (वि क [ वक्र+-इनि ] 1. कुटिल 2. प्रतिगामी 


(पुं० या बुद्ध । 

वक्रिमन्‌ (पुं०) [ वक्र--इमनिच्‌ ] 1. कुटिलता, वक्रता, 
2. वाक्छल, टालमटोल, संदिग्धता, चक्कर, घुमाव, 
(वाणी की) परोक्षता,--तद्वत्काम्बुजसौरभ॑ स च 
सुधास्यन्दी गिरां वक्रिमा गीत०, ३ 3. धूर्तता, 
चालाकी, मक्कारी ! 

यक्रोष्टिः, - वक्रोष्टिका (स्त्री) [ वक्रः ओष्ठो यस्यां 
ब० स०, कप्‌ +-टाप्‌ इत्वम्‌ ] मुदु सुसकान । 

वक्ष (म्वा० पर० वक्षति) 1. वृद्धि को आप्त. होना, 
बढ़ना 2. शक्तिशाली होना 3. क्रुद्ध होना 4. संचित 
होना । 

वक्षस्‌ (नपुं) [ वह्‌ -अमुन्‌, सुट्‌ च ] छाती, हृदय, 
सीना कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः--रघु० ३।३४ । 
सम०--जः,--रुह्‌, रुहः (वक्षोजः, वक्षोरुह्‌, 
यक्षोरुहः) स्त्री की छाती--भामि० २।१७,-- रथलम्‌ 
(वक्ष या वक्षः स्थलम्‌) छाती या हृदय । 

वख, वंख्‌ (वखति, वंखति) जाना, हिलना-जुलना । 

वगाहः [ भागुरिमते 'अवगाह' इत्यत्र अकारलोपः | दे० 
'अवगाह'। 

बड्कः [ वङ्क्‌--अच्‌ ] नदी का मोड़ । 

बङ्का [ वडक--टाप्‌ | घोड़े की जीन की अगली मेंडी । 

बङ्किंलः [ वडक--इलच्‌ ] काँटा । 

बङ्क्रि [ वकि-+क्रिनू, इदित्वात्‌ धातोर्नुम्‌ ] 1. (किसी 
जानवर या भवन की पसली), (कुछ लोग इस शब्द 
को स्त्रीलिंग बताते हैं) 2. छत का शहतीर 3. एक 
प्रकार का वाद्य यन्त्र (इन दो अर्थो में नपुं० भी) 

वड्क्षुः [ वह -+कुन्‌, नुम्‌ ] गंगा नदी की एक शाखा । | 

बङ्ग्‌ (म्वा० पर० वङ्गति) 1. जाना 2. लंगडाना, लंगड़ा 
कर चलना । 


वङ्गाः (ब० व°) [ वङ्गा +अच्‌ ] बंगाल प्रदेश तथा 
उसके अधिवासियों का नाम-- वङ्गानुत्खाय तरसा 
नेता नौसाधनोद्यतान्‌ --रघु० ४।३६, रत्नाकरं समा- 
रभ्य ब्रह्मपुत्रान्तगः प्रिये, वङ्कदेश इति प्रोकतः,-गः 
1. कपास 2. बैंगन का पौघा,--गम्‌ 1. सीसा 2. रांगा । 
सम० अरिः हरताल,--जः 1. पीतल 2. सिंदूर, 
~ -जीवनम्‌ चाँदी, शुल्यजम कांसा । 

बन्ध्‌ (भ्वा० आ० वन्धते) 1. जाना 2. तेजी से चलना, 
3. आरम्भ करना, 4. निन्दा करना, दूषित 
करना । 

वच्‌ (अदा० पर०) (आधंधातुक लकारों में आ० भी, 
कुछ लोग ऐसा मानते हूँ कि सार्वघातुक लकारो में, 
अन्यपुरुष बहुवचन के रूप सदोष होते हैँ, तथा कुछ 
के अनुसार समस्त बहुवचन में वक्ति, उक्तम्‌) 
1. कहना, बोलना--वेराग्यादिव वक्षि -काव्य० १० 


( ८९० ) 


(प्रायः दो कमो के साथ) तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या 
~-रधु० १४।६, कभी कभी 'भाषण' अर्थ को 
वाले शब्दों के साथ दूसरी विभक्ति में--उवाच 
घाश्या प्रथमोदितं वचः - रघु० ३।५०, २५९, क एवं 
वक्ष्यते वाक्यम्‌ - रामा० 2. वर्णन करना, बयान 
करना - रघूणामन्वयं वक्ष्ये--रघु० १।९ 3. कहना, 
समाचार देना, घोषणा करना, प्रकथन करना 
ला उच्यतां मद्दचनात्‌ सारथि:--श० २, मेघ० ९८ 
4. नाम लेना, पुकारना-तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तर- 
मिहोच्यते - मनु० १॥७९, प्रेरर--(वाचयति ते) 
4. बुलवाना 2. निगाह डालना, पढ़ना, अवलोकन 
करना 3. कहना, बोलना, प्रकथन करना 4. प्रतिज्ञा 
करना, इच्छा० (ववक्षति) बोलने की इच्छा करना, 
(कुछ) कहने का इरादा करना, अनु,-बाद में कहना, 
आवृत्ति करना, पाठ करना, (प्रेर०) - मन में पढ़ना 
“नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य-- श० १, निस्‌ 1. अर्थ करना, 
व्याख्या करना - वेदा निर्वक्तुमक्षमाः 2. वर्णन करना, 
बोलना, प्रकथन करना, घोषणा करना 3. नाम लेना, 
पुकारना, प्रति --, उत्तर में बोलना, जबाब देना, 
प्रतिवाद करना - न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहसि--कु० 
५।४२, रघु० २।४८, वि-, व्याख्या करना, 
सम्‌--कह्ना, बोलना । 


वचः [ वच्‌--अच्‌ ] 1. तोता 2. सूर्य, ` चा 1. मैना 


पक्षी 2. एक सुगन्धित जड, - चम्‌ बोलना, बातें 
करना । 


चवम्‌ [नष्‌ +ल्युट्‌] 1. बोलने, उच्चारण करने बा कहने 
क्रिया 2. भाषण, उद्गार, उक्ति, वाक्य--ननु 
त हा गुणगृह्यो कने विपश्चितः 
~° २।५, प्रीतः प्रीतिप्रमु्चवचन स्वागतं व्याजहार 
~ मेघ० ४ 3. दोहराना, पाठ करना 4. सूल, 
वाक्य विन्यास, नियम, विधि, घामिक ग्रन्थ का सन्दर्भ 
--शास्त्रवचनं, श्रुतिवचनं, स्मृतिवचनम्‌ आदि 
5. आदेश, हुक्म, निदेश, 'मद्दचनात्‌ मेरे नाम से अर्थात्‌ 
मेरे आदेश से 6. उपदेश, परामझं, अनुदेश 7. घोषणा, 
प्रकषन 8. (व्या० में) (वर्ण का) उच्चारण 9. शब्द 
की यथार्थता-अथ पयोधर शब्द: मैघवचन: 10. (व्या० 
में) वचन, (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इस 
प्रकार वचन तीन होते है) 11. सूखा अदरक । 
सम० - उपक्रमः प्रस्तावना, आमुख, - कर (वि० ) 
आज्ञाकारी, आदेश का पालन करने वाला,--कारिन्‌ 
(वि०) आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी, क्रमः 
प्रवचन, - ग्राहिन्‌ (वि०) आज्ञाकारी, अनुवर्ती, 
विनीत,--पदू (वि०) बोलने में चतुर, --विरोधः 
विधियों की असङ्गति, विरोध, पाठ कौ अननुरूपता, 
शतम्‌ सौ भाषण, अर्थात्‌ बार बार घोषणा, पुनरुक्त 


उक्ति, स्थित (वि०) (“वचने स्थितः’ भी) आज्ञा- 
कारी, अनुवर्ती । 

बचनीय (वि०) [ वच्‌ {अनीयर्‌ ] 1. कहे जाने, बोले 
जाने या वर्णन किये जाने के योग्य 2. निन्दनीय, 
दूषणीय,--यम्‌ कलंक, निन्दा, निर्भेत्सना--न काम- 
वृत्तिवेचनीयमीक्षते कु० ५।८२, वचनीयमिदं व्य- 
वस्थितं रमण त्वामनृयामि यद्यपि-४।२१, भवति 
योजयिवुर्वचनीयता--पंच० १।७५, कि० ९।३९, ६५, 
मृच्छ० ४।१। 

बचरः (पुं०) 1. मुर्गा 2. बदमाश, नीच, शठ, दुष्ट । 

वचस्‌ (नपुं०) [ वच्‌+-असुन्‌ ] 1. भाषण, वचन, वाक्य, 
उवाच धात्या प्रथमोदितं वचः--रघु० ३३२५, ४७, 
इत्यव्यभिचारि तद्वचः कु० ५।३६, वचस्तत्र प्रयोक्त- 
व्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ सुभा० 2. हुक्म, आदेश, 
विधि, निषेधाज्ञा 3. उपदेश, परामर्श 4. (ब्या० में) 
वचन । सम० कर (वि०) 1. आज्ञाकारी, अनुवर्ती 
2. दूसरों की आज्ञा पालन करने वाला,-क्रमः प्रवचन, 
ना प्रहः कान, प्रवृत्तिः (स्त्री०)) भाषण करने का 
प्रयत्न श० ७१७ । 

बचसाम्पतिः [वचसां वाचां पतिः षष्ठा अलुक्‌] बृहस्पति 
का विशेषण, गुरु ग्रह । 

वज्‌ 1 (भ्वा० पर० वजति) जाना, हिलना-शुलना, इघर- 
उधर घूमना । 11 (चुरा० उभ० वाजयति-ते 
काटछांटकर ठीक करना,, तैयार करना 2. बाण 
नोक में पर लगाना 3. जाना, हिलना-जुलना । 

वसः,-सरम्‌ [वज्‌-|- रन्‌] 1. वज, बिजली, इन्द्र का शस्त्र, 
(कहते हैं कि इन्द्र का वज दघीचि की हड्डियों से 
बना था)--आशंसन्ते समितिषु सुराः सक्तवेरा हि 
देत्येरस्याधिज्ये घनुषि विजयं पौरुहते च वच्चे---श० 
२।१५ 2. इन्द्र के वज जैसा कोई भी घातक या 
विनाशकारी हथियार 3. हीरे की अणि, मणि माणिक्यों 
को बींघने का उपकरण--मणौ वज्समुत्कीणें सुत्रस्ये- 
वास्ति मे गतिः रघु० १४ 4. हीरा, वञ्ज--वज्ञा- 
दपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि- उत्तर० २७, 
रघु० ६।१९ 5. काँजी,- स्त्रः 1. एक प्रकार का 
संनिकव्यूह व्यूह्‌ 2. एक प्रकार का कुश नामक घास 3. अनेक 
पौधों के नाम,-- जनम्‌ 1. इस्पात 2. अभ्रक 3. बच 
जैसी या कठोर भाषा 4. बालक, बच्चा 5. आंवला । 
सम०-अङ्घः साँप,--अभ्यासः अनुप्रस्थगुणन,--- अशनि: 
इन्द्र का वज, - आकरः हीरो की खान,- रघु० 
१८।२१,--आश्यः एक बहुमूल्य पत्थर, मणि,-आघात: 
1. बिजली का प्रहार 2. (अतः आलं० से) आक- 
स्मिक धक्का या संकट,--आयुध: इन्द्र का हथियार, 
-ऋड्धूटः हनुमान्‌ का विशेषण, ` कीलः वज्र, बिजली, 
वस्न की कील--जीवितं वच्चकीलम्‌-- मा० ९1३७, 


( ८९१ ) 


तु० उत्तर० १४७, -क्षारम्‌ रिहाली मिट्टी, गोपं, 
नाइखगोपः वीरवहुटी,--चञ्चुः गिद्ध, - चर्मन्‌ (पुं०) 
गैंडा,--जित्‌ ( पुं2 ) गरुड,--ज्वलनम्‌, ज्वाला 
बिजली,--तुण्ड: 1. गिद्ध 2. मच्छर, डास 3. गरुड 
4. गणेश,- तुल्यः नीलम, - दंष्टूः एक प्रकार का 
कीडा,--दन्तः 1. सूअर 2. चूहा,--दशनः एक चूहा, 
--देह, ~ देहिन्‌ (वि०) दृढ शरीर वाला, - धरः इन्द्र 
का विशेषण--वजधरप्रभाव:--रघु० १८।२१,-नाभः 
कृष्ण का (सुदर्शन) चक्र,-- निर्घोषः,-निष्पेषः बिजली 
की कड़क, --पाणिः इन्द्र का विशेषण --वञ्जं मुमुक्ष- 
न्निव वज्रपाणिः -रघु« २।४२, -पातः बिजली का 
गिरना, बिजली का आघात,--पुष्पम्‌ तिल का फूल 
-_भुत्‌ (पुं० ) इन्द्र का विशेषण, मणिः हीरा, 
कड़ा पत्थर -भर्तृ० २।६,--मृष्टिः इन्द्र का विशेषण, 
-- शदः सूअर,--लेपः एक प्रकार बड़ा कड़ा सीमेंट, 
वञ्रलेपघटितेव--मा० ५।१०, उत्तर० ४ ( इसके 
योग से बनने वाले पदार्थो के लिए दे० बृहत्‌» 
अ० ५७ ) लोहकः चुम्बक,--व्यूहः एक प्रकार 
का सेनिक व्यूह, - शल्यः साही नामक जानवर, 
सार (वि०) पत्थर की भांति कठोर, बिजली 
की शक्तिवाला, अत्यन्त कड़ा--कव च निशित- 
निपाता वज्रसाराः शरास्ते श० १।१०, स्वमपि 
कुसुमबाणान्वञ्रसारी करोषि--३।३,--सूचिः,--ची 
(स्त्री) ) हीरे की सुई,--हूदयम्‌ पत्थर जैसा 
कड़ा दिल । 


वस्चिन्‌ (पुं०) [वप्त्र}-इनि] 1. इन्द्र--ननु वच्च्रिण एव 
वीर्यमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्या:--विक्रम ० 
१।५, रघु० ९।२४ 2. उल्लू । 

बञ्च्‌ (म्वा० पर० वञ्चति) 1. जाना, पहुँचना-ववञ्चुर्चा- 
हवक्षितिम्‌--भट्टि० १४७४, ७।१०६ 2. ह 
3. चुपचाप चले जाना, खिसक जाना-प्रेर० (वंच- 
यति-ते) 1. टालना, बचना, खिसकना, बिदकना 
--अहि वञ्चयति, अवञ्चयत मायाइच स्वमायाभिने र- 
द्विषामू--भट्टि ० ८४३ 2. ठगमा, धोखा देना, जाल- 
साजी करना (आ० मानी जाती है, पर बहुधा पर० 
भी) -मूर्खास्त्वामववञ्चञ्त--भट्टि० १५१५, कथमथ 
वञ्चयसे जनमनुगतमसमशरज्वरदूनम्‌ - गीत० ८, 
(बन्धनं) वञ्चयन्‌ प्ररवाप सः-रघु० १९1१७, कु० 
४।१०, ५।४९, रघु० १२।५३ 3. वंचित करना, दरिद्र 
करना --रघु० ७८ | 

वञ्चक (वि०) [ वञ्च्‌+-णिच्‌+-ण्बुलू ] 1. जालसाज, 
घोखेबाज, मक्कार 2. ठगने वाला, धोखा देने वाला, 
~-कः 1. बदमाश, ठग, उचक्का 2. गीदड़ 3. छछूंदर 
4. पालतू नेवला । 

बञ्चतिः (पुं०) अग्नि, आग । 


वञ्चथः [ वञ्च्‌--अथ: ] 1. ठगना, बदमाशी, घोखा, 
चालाकी 2. ठग, बदमाश, उचक्का 3. कोयल । 
वञ्चनम्‌,-ना [वञ्च्‌ ल्युट्‌ ]1. ठगना, 2. दावपेंच, घोखा, 
जालसाजी, घोखादेही, चालाकी - वञ्चना परिहतंव्या 
बहुदोषा हि शर्वरी--मृच्छ० १।५८, स्वेर्गाभिसन्धि- 
सुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे-कु० ५।४७ 3. माया, भ्रम 
4. हानि, क्षति, अड्चन-दृष्टिपातवञ्चना--मा० ३, 
रघु० ११।३६। 
वञ्चित (भू० क० क०)[ वञ्च्‌ +-क्त | 1. प्रतारित, ठगा 
गया 2. विरहित,--ता एक प्रकार की पहेली या 
बुझोवल । 
वञ्चु (वि०) (स्त्री2-की) [ वञ्च्‌ +-उकन्‌ ] घोखे से 
पूर्ण, जालसाज्‌, मक्कार, बेईमान,--कः गीदड़ । 
वञ्जुलः [वञ्च्‌ +-उलच्‌, पृषो० चस्य जः]1. बेत या नरकुल 
-आमञ्जुवञ्जुललतानि च तान्यमूनि नीरन्ध्रनील 
निचुलानि सरित्तटानि--उत्तर० २1२३, या, मञ्जु ल- 
वञ्जुलकुञ्जगतं विचकर्ष करेण दुकूले--गीत० १ 2. 
एक प्रकार का फूल 3. अशोकवृक्ष 4. एक प्रकार का 
पक्षी । सम०- द्रुमः अशोकवृक्ष,-प्रियः बॅत । 
बट्‌ 1 (म्वा० पर० वटति) घेरना । 
४ (चुरा० उभ० वाटयति--ते) 1. कहना, 2. बाँटना, 
विभाजन करना 3. घेरना, घेरा डालना । 
बटः [ वट्‌+-अच्‌ ] 1. बड़ का पेड़-अयं च चित्रकूटयायिनि 
वत्मंनि वट: श्यामो नाम-- उत्तर० १, रघु० १३।५३ 
2. छोटी शुक्ति या कौड़ी 3. छोटी गेंद, गोलिका, 
वटिका 4. गोलअंक, शून्य 5. एक प्रकार की रोटी 
6. डोरी, रस्सी (इस अर्थ में नपुं० भी) 7. रूप- 
सादृश्य । सम--पत्रम्‌ श्वेत तुलसी का एक भेद 
(त्रा) चमेली,--वासिन्‌ (पुं ) यक्ष । 
बटकः [ वट-- कन्‌, वटू--क्वुन्‌ वा ] 1. बाटी, एक प्रकार 
की रोटी 2. छोटा पिंड, गेंद, गोली, वटिका । 
बटर: [ वट्‌+-अरन्‌ ] 1. मुर्गा 2. चटाई. 3. पगड़ी 4. चोर, 
लुटेरा 5. रई का डंडा 6. सुगंधित घास । 
वटाकरः, वटारकः (पुं०) डोरा, डोरी । 
वटिकः [ वद्‌-{-इन्‌+कन्‌ ] शतरंज का मोहरा । 
बटिका [ वट्‌+-इन्‌+कन्‌+-टाप्‌ ] 1. टिकिया, गोली 
2. शतरंज का मोहरा । 
बटिन्‌ (वि०) [ वट्‌+-इन्‌ ] डोरीदार, वर्तुलाकार--पुं० 
=वटिक । 
वटी [ वट्‌--अच्‌ --डीष्‌ ] 1. रस्सी या डोरी 2. गोली, 
वटिका । 
वटुः [ वटति अल्पवस्त्रम्‌--वट्‌+-उ: ] 1. छोकरा, लड़का 
जवान, किशोर (बहुधा अंग्रेजी के 'चेप---०॥७७ 
या फॅलो--£०]]0% शब्द के समान प्रयोग) 
चपलोऽयं वदुः --श० २, निवार्यतामालि किमप्ययं वटुः 


( ८९२ ) 


पुनविवक्षु: स्फूरितोत्तराघर:--कु० 
से भी 2. ब्रह्मचारी । 

वटुकः [ वटु-+कन्‌ ] 1. छोकरा, लड़का 2. ब्रह्मचारी 
3. मूख, बुद्ध । 

बढ्‌ ( म्वा० पर वठति) 1. बलवान्‌ या शक्तिशाली होना 
2. मोटा होना । 

वठर (वढ1-अरन्‌ | 1. मन्दबुद्धि, जड़ 2. दुष्ट,--रः 
1. मूर्ख या बुद्ध 2. वदमाश, या दुष्ट 3. वेद्य या 
डाक्टर 4. जल-पात्र । 

वडभिः,--भी दे० वलमिः, भी। 

वड़वा [वळ वाति बल !-वा--क + टाप्‌, डलयोरेक्यात्‌ 
लस्य डत्वम्‌] 1. घोड़ी 2. अश्विनी नाम की अप्सरा 
जिसने घोड़ी के रूप में सूर्य के द्वारा अश्विनीकुमार 
नाम के दो पुत्र उत्पन्न करवाये दे० संज्ञा 3. दासी 
4. वेश्या रण्डी 5. ब्राह्मण जाति की स्त्री, द्विजयो- 
वित्‌ । सम० अग्नि, अनलः समुद्र के भीतर 
रहने वाली आग, मुख: 1. समुद्र के भीतर रहने 
वाली आग 2. शिव का नाम । 

बडा [वड-|-अच्‌ +-टाप्‌] एक प्रकार की रोटी । 

बडिझम्‌ [ बलिनो मत्स्यान्‌ श्यति नाशयति झो--क, 
लस्य डत्वम्‌ ] दे० 'बडिश' । 

वड (वि०) [वड्‌ -रक्‌] विशाल, बड़ा, महान्‌ । 

बण्‌ (म्वा० पर० वशति) शब्द करना, ध्वनि करना । 
ह (पुं) [ पणायते व्यवहरति पण्‌+इजि पस्य 
बः] 1. सौदागर, व्यापारी-यस्यागमः केवलजीविकार्य 
तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति---मालवि० १।१७ 2. तुला 
राशि (स्त्री०) पण्यवस्तु, व्यापार । सम० कर्मन्‌ 
(नपुं०),-क्रिया कयविक्रय, व्यापार,-जनः 1. ( सामूहिक 
रूप से) व्यापारी वर्ग 2. व्यापारी, सौदागर, पथ: 
1. व्यापार, क्रयविक्रय 2. सौदागर 3. बनिये की 
दुकान, आपणिका 4. तुलाराशि, वृत्तिः (स्त्री) 
व्यापार, क्रयविक्रय भर्तृ० ३।८१,-सार्थः व्यापारियों 
का दल, टोली । 


बणिजः [वणिज्‌ +-अच्‌ (स्वार्थ) 
2. तुला राशि। 

वणिजकः [वणिज †-कन्‌ ] सौदागर, बनिया । 

वणिज्यं, वणिज्या [वणिज्‌ +-यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] व्यापार 
क्रयविक्रय । 

वष्ट्‌ ( म्वा० पर०, चुरा० उभ० वण्टति, वण्टयति 
-ते ) बांटना, . अंश बनाना, विभाजन करना, 
हिस्से करना । 

वष्ट: | वण्ट्‌+-घञ््‌ ] 1. भाग या खण्ड, अंश, हिस्सा 
2. दरांती का दस्ता 3. अविवाहित पुरुष, कुआरा । 

यण्टकः [वण्ट्‌ +-घञ्ग, स्वार्थं क] 1. बाँटने वाला, वितरण 
करने वाला 2. वितरक 3. भाग, अंश, हिस्सा । 


५८३, तु० 'बटु' 


] 1. सौदागर, व्यापारी 


eee 


वण्डनम्‌ { वण्ट्‌त-ल्युट्‌ ] विभाजन करना, अंश बनाना, 
बाँटना या विभक्त करना । 

वष्टालः, वण्डालः [वण्ट-- आलच्‌, पक्षे पृपो० टस्य डत्वम्‌] 
1. शूरवीरों की प्रतियोगिता 2. कुदाल, खूर्पा 3. नाव । 

वष्ठ्‌ (म्वा० आ० वण्ठते) अकेले जाना, बिना किसी को 
साथ लिए चलना । 

बष्ठ (वि०) [ वण्ठ्‌4-अच्‌ ] 1. अविवाहित 2. ठिगना 
3. विकलाङ्ग, ठः 1. अविवाहित पुरुप, कुआरा 
2. सेवक 3. ठिगना 4. भाला, नेजा । 

बष्ठरः | वण्ठ्‌- अरन्‌ | 1. बाँस का आवेष्टन, बाँस का 
मोटा पत्ता 2. ताड का नया किसलय 3. (बकरे को) 
बाँघने के लिए रस्सी 4. कुत्ता 5. कृत्ते की पूँछ 
6. बादल 7. स्त्री की छाती । 

बण्ड्‌ । (म्वा० आ० वण्डते) 1. बाँटना, हिस्से करना, 
अंश वनाना 2. घेरना, चारों ओर से आवेष्टित 
करना । 1 (चुरा० उभ० वण्डयति-ते) हिस्से 
करना, बाँटना, अंश बनाना । 

वण्ड (वि०) [ वण्ड्‌~-अच्‌ ] 1. अपाङ्ग, अपा हिज, विक- 
लाङ्ग 2. अविवाहित 3. नपुंसक वनाया हुआ, डः 
1. वह्‌ आदमी जिसकी खतना हो चुकी है या जिसकी 
जननेन्द्रिय के अग्रभाग को ढकने वाला चमड़ा नहीं 
हे 2. बिना पूँछ का बेल, डा व्यभिचारिणी स्त्री 
न्युन 'रण्डा'। 

वण्डरः [वण्ड्‌+-अरन्‌] 1. कञ्जूस, मकखीचूस 2. हिजड़ा । 

बत्‌ (वि०) । एक प्रत्यय जो 'स्वामित्व' की भावना को 
प्रकट करने के लिए 'संज्ञाशब्दों' के साथ लगाया 
जाता हैँ --उदा० धनवत्‌ -धनाढच, रूपवत्‌ सुन्दर, 
इसी प्रकार भगवत्‌, भास्वत्‌ आदि, (इस प्रकार बने 
हुए शब्द विशेषण होते हैं) 2. भू० क० कृ० के 
आघार से 'वत्‌' लगा कर कर्तृंवा० का रूप बना 
लिया जाता हे--इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायाम्‌ रघ्‌० 
१४४३ 3. अव्य० 'समानता' और 'सादृश्य' अर्थ को 
प्रकट करने के लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ 
'वत्‌' जोड़ दिया जाता हुँ उदा० आत्मवत्सर्वभूतानि 
यः पश्यति स पण्डितः । 

वत [वन्‌-†-क्त] दे० बत । 

वतंसः [अवतंस्‌-।-अच्‌ वा घडा, भागुरिमते 'अव' इत्यस्य 
अकारलोपः ] दे 'अवतंस' --कपोलविलोलवतंसं 
--गीत० २1 

वतोका [अवगतं तोकं यस्या:--अवस्य अकार लोपः] बाँझ 
या निस्सन्तान स्त्री, वह गाय या स्त्री जिसका किसी 
दुर्घटनावश गर्भपात हो गया हो । 

वत्सः [वद्‌ +सः] 1. वछडा, किसी जानवर का बच्चा, 
तेनाय वत्समिव लोकममुं पुपाण- भर्तृ २।५६, 
यं सवशेला: परिकल्प्य वत्स--कु० १।२ 2. लड़का 


( ८९३ ) 


पुत्र, (यह शब्द इस अर्थ में बहुधा संबोधन के रूप 
में प्रयुकत होता है, वात्सल्य द्योतक शब्द 'मेरे प्रिय! 
मेरे लाल आदि शब्दों से व्यवहूत) --अयि वत्स कृतं 
कृतमतिविनयेन किमपराद्धं वत्सेन--उत्तर० ६ 
3. संतान, बच्चे, जीववत्सा 'जिसके बच्चे जीवित 
हों 4. वर्ष 5. एक देश का नाम (इसकी राजधानी 
कौयांबी थी जहाँ उदयन राज्ये करता था) या उसके 
अधिवासी,--त्सा 1. बढिया 2. छोटी लड़की 'वत्से 
सीते' (बेटी सीता) आदि,--त्सम्‌ छाती । सम» अक्षो 
एक प्रकार की ककड़ी,-अदनः भेड़िया, ईशः. 
--राजः वत्स देश का राजा, लोके हारि च वत्सराज- 
चरितं नाद्ये च दक्षा वयम्‌-नाग० १,--काम 
(वि०) बच्चों को प्यार करने वाला, ( मा) वह 
गाय जो वछड़ से मिलने की प्रवल लालसा रखती 
है,--न(भ: 1. एक वृक्ष का नाम 2. एक प्रकार 
अत्यंत कठोर विप,- पालः वछड़ों को पालने वाला, 
कृष्ण या बलराम,--झाला गौशाला | 

वत्सकः [वत्स --कन्‌] 1. नन्हा बछडा, बछडा 2. बच्चा 
3. 'कुटज' नाम का पौघा,--कम्‌ पुप्पकसीस । 

वत्सतरः [वत्स-- तरप्‌] वह बछडा जिसने अभी हाल में 
दूध चूंघना छोड़ा हुं, जवान वैल जिसके ऊपर अभी 
जुआ नहीं रक्रा गया हैँ - महोक्षतां वत्सतरः स्पृश- 
न्निव --रघु० ३।३२,-- री बछिया, कलोर श्रोत्रिया- 
याभ्यागताय वत्सतरीं वा महोक्षं वा निर्वपन्ति 
गृहमेधिन:---उत्तर० ४। 

बत्सरः [वस्‌-सरन्‌ | 1. वपं - याज्ञ० १।२०५ 2. विष्णु 
का नाम। सम०--अन्तकः फाल्गुन का महीना, 
~ ऋणम्‌ वह “रण जो वर्ष की समाप्ति पर वापिस 
किया जाय। 

वत्सल (वि०) [वत्सं लाति लाक] 1. बच्चों को 
प्यार करने वाला, वच्चों के प्रति स्नेह शील जैसा 
कि वत्सला घेनुः माता 2. स्नेहशील, अतिप्रिय, 
स्नेहानुरागी, दयालु,-करुणामयतद्वत्सलः वव स तपस्वि- 
जनस्य हन्ता--मा० ८।८, ६।१४, रघु० २।६९, 
८1४१, इसी प्रकार 'शरणागतवत्सलः, 'दीनवत्सलः 
आदि, लः घास से प्रज्वलित अग्नि, ला अपने बछडे 
को प्यार करने वाली गाय,--लम्‌ स्नेह, प्यार । 


वत्सलयति (ना० घा० पर०) उत्कण्ठा पैदा करना, उत्सुक 

बनाना, स्नेहयुक्त करना -- नूनमनपत्या मां वत्सलयति 
श० ७। 

वत्सा, वत्सिका [वत्स +-टाप्‌, वत्सा + कन्‌ +-टाप्‌ इत्वम्‌] 
वछिया, बहड़ी । 

बत्सिभन्‌ (पुं०) [वत्स+-इमनिच्‌] बचपन, कौमार्य, उभ- 
रती जवानो । 

वत्सीयः [वत्स छ] गोप, ग्वाला । 


वद्‌ (म्वा० पर० वदति, परन्तु कुछ अर्था में तथा कुछ 


उपसर्गो के साथ आ०, दे० नी०, उदित, कर्म वा० 
उद्यते, इच्छा» विवदिपति) 1. .कहना, बोलना, 
उच्चारण करना, संबोधित करना, बातें करना-वद- 
प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते 
चाकु” ५४४, वदतां वरः--रघु ० १।५९, 'वाकूपटुओं 
में प्रमूखतम' 2. घोषणा करना, कहना, समाचार 
देना, सूचित. करना यो गोत्रादि वदति स्वयम्‌ 
3. किसी के विषय में कहना, वर्णन करना, भग० 
२।२९ 4. अंकित करना, निर्धारित करना, बयान 

मनु० २।९, ४।१४ 5. नाम लेना, पुकारना 

वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्य दीपकं बुधाः चन्द्रा ० 
6. संकेत करना, आभास देना कृतज्ञतामस्य वदन्ति 
संपद:--कि० १११४ 7. स्वर ऊंचा उठाना, ऋन्दन 
करना, गायन करना कोकिलः पंचमेन वदति, वदन्ति 
मधुरा वाच:--आदि 8. होशियारी या प्रवीणता 


दर्शाना, किसी विषय पर अधिकारी होना (आ०) 
शास्त्रे वदते, पाणिनिवंदते--वोप० 9. चमकना, 
उज्ज्वल या देदीप्यमान दिखलाई देना (आ०), 

भट्टिः ८२७ 10. उद्योग करना, चेष्टा करना, 
परिश्रम करना (आ०) क्षेत्रे वदते सिद्धा०, प्रेर० 
(वादयति-ते) 1. कहलवाना 2, शब्द करवाना, बाजा 
वजना--वीणामिव वादयन्ती-विक्रम० १।१०, वादयते 
मृदु वेणुम्‌--गीत० ५, अनु-, 1. बोलने में नकल 
करना, दोहराना (गिरं नः) अनुवदति शुकस्ते मञ्जु- 
वाक्पञ्जरस्थः- - रघु०:५।७४ 2. प्रतिध्वनि करना, 
गूंजना (पर० और आ०) अनुवदति वीणा 3. अनु- 
मोदन करना (उसी मनोभाव की प्रतिध्वनि करके) 
शि० २।६७ 4. नकल करना (आ०) भट्रि> ८२९ 
5. समर्थन के रूप में आवृत्ति करना, अप्‌-, (सदैव 
आ०, परन्तु कभी कभी पर० भी) 1. बुरा भला 
कहना, गाली देना, निन्दा करना-- शि० १७।१९, 
मनु०४।२३६, कभी कभी संप्र० के साथ-भट्टि० ८४५, 
2. न अपनाना, 3. गिनना विरोध करना, अभि-, 
1. अभिव्यक्त करना, उच्चारण करना, मूल्य या 
वजन रखना -यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागम्यृद्यते, 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते केन०, 
2. नमस्कार करना, अभिवादन करना, (प्रेर०) 
प्रणाम करना--भगवस्तभिवादये,उप-, (आ०) 
1. लुभाना, चापलूसी करना, फुसलाना-भट्टि० ८।२८, 
2. मनाना, अनुकूल करना. परि-, गाली देना, निन्दा 
करना, बुरा भला कहना, प्र- ।. बोलना, उच्चारण 
करना 2. बातें करना, संबोधित करना --भट्टि० ७। 
२४ 3. नाम लेना, पुकारना 4. खयाल करना, 
सोचना, प्रति-, उत्तर मे बोलना, जवाब देना--रघु० 


( ८९४ ) 


३।६४ 2. बोलना, उच्चारण करना 3. दोहराना 
वि-, (आ०) 1. झगड़ा करना, विवाद करना-पर- 
स्परं विवदमानौ भ्रातरो 2. भिन्नमत का होना, 
प्रतिकूल होना, विरोधी होना-परस्परं विवद- 
मानानां शास्त्राणां -हि० १ 3. (न्यायालय 
आदि में) दुढ़ता पूर्वक कहना,-- विप्र-(पर० आ०) 
बादविवाद करना, कलह करना, झगड़ा करना 
--भट्टि० ८४२, विसम्‌ -, 1. असंगत होना, भिन्न 
मत का होना 2. असफल होना (प्रेर०) असंगत 
बनाना सम्‌ -, 1. बातें करना, संबोधित करना 
2. मिलकर बोलना, वार्तालाप करना, प्रबचन करना 
3. समरूप होना, अनुरूप होना, समान होना (करण० के 
साथ) -अस्य मुखं सीताया मुखचन्द्रेण संवदत्येव-उत्तर० 
४ 4. नास लेना, पुकारा 5. बोलना, उच्चारण 
करना (प्रेर०) 1. परामर्श करना, सलाह-मशवरा 
(करण० के साथ) करना 2. शब्द करवाना, वाद्य- 
यत्र बजाना, संप्र -, (आ०) (मनुष्यों की तरह) 
ऊँचे स्वर से या स्पष्ट बोलना - संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः 
-सिद्धा० 2. क्रन्दन करना, क्रन्दन ध्वनि का उच्चारण 
करना (पर०)-वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः महा० । 
वद (वि०) [ वद्‌ +-अच्‌ ] बोलने वाला, बातें करने 
वाला, अच्छा बोलने वाला । 
वदनम्‌ [ वद्‌ +ल्युट्‌ ] 1. चेहरा ~ आसीद्विवृत्तवदना च 
विमोचयन्ती --० २।१०, इसी प्रकार “सुवदना” 
कमलवदना आदि 2. मुख --वदने विनिवेशिता 
भुजङ्गी पिशुनानां रसनामिषेण घात्रा-भामि० १।१११ 
3. पहलू, छवि, दर्शन 4. अगला भाग 5. (किसी 
माला का) पहला शब्द । सम० - आसव: लार । 
वइन्ती [ वद्‌--झच्‌ --डीष्‌ ] भाषण, प्रवचन । 
वदन्य (वि०) [वद्‌ +-अन्य, पुषो० ह्वस्वः] दे० 'वदान्य"। 
बदरः [ वद्‌ -अरच्‌ ] दे० 'बदर' । 
वालः | बद्‌ -क, अल्‌ +अच्‌ | 
2. एक प्रकार की जर्मन मछली 1 
वदावद (वि०) [ अत्यन्तं व॑दति --वद्‌ +-अच्‌, नि० ] 
1. बोलने वाला, वाक्पटु 2. बातूनी, वाचाल । 
वदान्य (वि०) [ वद्‌ +आन्यः ] 1. घारा प्रवाह से वोलने 
वाला, वाकूपटु 2. सानुग्रह बोलने वाला 3. उदार, 
दयालु, दानशील --मनु० ४।२२४, -न्यः उदार या 
दानशील व्यक्ति, दाता, अत्युदार व्यक्ति--सिरसा 
वदान्यगुरवः सादरमेनं वहन्ति सुरतरवः--भामि० 
१।१९, या--तस्मे वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु-१।३४ 
नै० ५।११, रघु० ५।२४ | 
वदि (अव्य०) (चाद्धमास का) कृष्णपक्ष, ज्येष्ठबदि 
(विप० सुदी) । र 
वद्य (वि०) [ वद्‌--यत्‌ ] 1. कहने के योग्य, दुषण देने के 


1. बवण्डर, भंबर 


अयोग्य तु० अवद्य 2. कृष्णपक्ष (चान्द्रमास का एक 
पक्ष--वद्यपक्षः=कृष्णपक्षः),-द्यम्‌ भाषण, इघर- 
उधर की बातें करना । 

बध्‌ (म्वा० पर० वघति) मारना, कतल करना किक 
या शास्त्रीय संस्कृत में इसका प्रयोग -- केवल लुद्ध व 
आशीलिड में 'हन्‌' घातु के स्थान पर होता है) । 

वषः [ हन्‌--अपू, वधादेश: | 1, मार डालना, हत्या, 
कतल, विनाश --आत्मनो वधमाहर्ता क्वासौ विहगत- 
स्करः-विक्रम० ५।१, मनुष्यवघः-- मानवहत्या, 
पशुवधः आदि 2. आघात, प्रहार 3. लकवा, 4. लोप, 
अन्तर्धान 5. (गणित में) गुणा, सम० -- अङ्गकम्‌ विष, 
“अह (वि०) फांसी के दण्ड का अधिकारी 
“उद्यत (वि०) 1. हत्या संबंधी 2. हत्यारा, कातिल 
~ उपायः हत्या की तरकीब,- कर्माधिकारिन्‌ (वि०) 
फांसी पर छटकाने वाला, जल्लाद,-- जीविन्‌ (पुं०) 
1. शिकारी 2. कसाई, - दण्डः 1. शारीरिक दण्ड 
(हंटर आदि लगाना) 2. फांसी,-भूमिः (स्त्री०) 
स्थली (स्त्री०)-स्थानम्‌ 1. फांसी की जगह 
2. बूचड़खाना,- स्तम्भः फांसी--मृच्छ० १०। 

वघकः [हनः क्वुन्‌, वध च] 1. जल्लाद, फांसी पर लटकाने 
वाला 2. क्रातिल, हत्यारा । 

वघत्रम्‌ [वघ--अत्रन्‌] घातक हथियार । 

वचित्रम्‌ [वघ्‌ + इत्र] 1. कामदेव 
कामातुरता । 

वधुः, बघुका [=वघूः, नि० ह्वस्वः] 1. पुत्रवधू, स्नुषा 
2. युवती स्त्री । 

वधूः (स्त्री) [उह्यते पितृगेहात्‌ पतिगृहं वह -_ऊधुक्‌] 
1. दुलहिन-वरः स बध्वा सह राजमार्ग प्राप 
घ्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌-रघु० ७।४, १९, समानय॑- 
स्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः 
--श° ५।१५, कु० ६८२ 2. पत्नी, भार्या--इयं 
नमति वः सर्वास्त्रिलोचनवघ्रिति--कु० ६।८९, रघु 
१।९० 3. पुत्रवधू एषा च रघुकुलमहत्तराणां वधूः 
--उत्तर० ४, ४१६, तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि 
पाथिवानाम्‌-१।९ 4. महिला, तरुणी, स्त्री-हरिरिह 
मुग्धवधूनिकरे विळासिनि विलसति केलिपरे--गीत ०, 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां न वधूष्वघानि विमृशन्ति 
घिय:-कि० ६।४५, नै० २२४७, मेघ० १६,४७, ६५, 
5. अपने से छोटे रिश्तेदार की पत्नी, नाते में छोटी स्त्री 
6. किसी भी पशु की मादा- मृगवधूः (हरिणी) 
व्याघ्ववधूः, गजवधूः आदि । सम०-गृह प्रवेशः,-प्रवेशः 
दुलहिन का अपने पति के घर में सर्व प्रथम प्रवेश 
समारंभ, जनः पत्नी, स्त्री, पक्षः (विबाह के अवसर 
पर) कन्या पक्ष के लोग,--वस्त्रम्‌ दुलहिन की वेशभूषा, 
वैवाहिक पोशाक । 


- 2. कामोन्माद, 


( ८९५ ) 


बधूटी [अल्पवयस्का वधू:--वधू--टि-+डीष्‌] 1. तरुणी, 
स्त्री, नवयुवती -- रथं वधूटीमारोप्य पापः क्वाप्यष 
गच्छति--महावीर० ५1१७, गोपवधूटीदुकूलचौराय 
(कृष्णाय) - भाषा ० १, पुत्रवधू । 

वध्य (वि०) [वधमहंति वध--यत्‌] 1. मारे जाने के 

योग्य, हत्या किये जाने के योग्य 2. जिसे प्राण दण्ड 
की आज्ञा मिल चुकी है 3. शारीरिक दण्ड दिये जाने 
के योग्य, शारीरिक रूप से दण्ड्य,---ध्यः 1. शिकार, 
मृत्यु की तलाश में मुद्रा १९ 2. शत्रु. । सम० 
~ पटहः वह ढोल जो किसी को फांसी पर लटकाते 
समय बजाया जाय। --भूः--भूर्मिः (स्त्री) 
-- स्थलम्‌,-- स्थानम्‌ फांसी घर,- माला फूलों की 
माला जो फांसी पर लटकाने के लिए तैयार व्यक्ति 
को पहनाई जाय । 

बध्या [वध्य--टाप्‌] वघ, हत्या, कतल । 

बध्रम्‌ [वन्धू--ष्ट्रन] 1. चमड़े का तस्मा--शि० २०५० 
2. सीसा,--ध्री चमड़े की पट्टी । 

बध्रूयः [वघ्च--यत्‌] जूता । 

थन्‌ । (म्वा० पर० वनति) 1. संमान करता, पूजा करना 
2. सहायता करना 3. शब्द करना 4. व्यापृत या 
व्यस्त होना । ; 
11 (तना० उभ० वनोति, वनुते) 1. याचना करना, 
कहना, प्रार्थना करना (द्विक० घातु मानी जाती है) 
तोयदादितरं नैव चातको वनुते जलम्‌ 2. खोज 
करना, प्राप्त करने की चेष्टा करना 3. जीतना, 
स्वामित्व प्राप्त करना । 
छ (म्वा० पर० चुरा० उभ० वनति, वानयति-ते) 
1. अनुग्रह करना, सहायता करना 2. चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना 3. ध्वनि करना 4. विश्वास करना । 


बनम्‌ [ वन्‌-अच्‌ | अरण्य, जंगल, वृक्षों का शु मू 
-एको वासः पत्तने वा वने वा--भतृ ० ३।१२०, वनेः 
दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ 2. गुल्म, झुण्ड, सघन क्यारी 
में उगे हुए कमल या अन्य पौधों का समुच्चय,-चित्र- 
द्विपाः पञ्चवनावतीर्णाः-रधु० १६।१६, ६1८६ 
3. आवासस्थळ, निवासस्थान, घर 4. फोंवारा (पानी 
का) झरना 5. पानी--शि० ६1७३ 6. लकड़ी, काष्ठ 
(समास) में प्रथमपद के रूप में इसका प्रयोग जंगली” 
“वर्नला' अर्था में होता हे--उदा० वनवराह, वनक- 
दली, वनपुष्पम्‌ आदि) । सम० - अग्निः दावानल, 
--अजः जंगली बकरा,--अन्तः 1. किसी जंगल की 
सीमा या दामन--रघु० २।५८ 2. वन्यप्रदेश, जंगल 
--उत्तर० २।२५,_-अन्तरम्‌ 1. दूसरा जंगल 2. जंगल 
का भीतरी प्रदेश- विक्रम० ४।२६,--अरिष्टा जंगली 
हल्दी,--अलक्तम्‌ लाल मिट्टी, गेरु या लाल खड्या, 
--अलिका सूरजमुखी,--आखुः खरगोश,--आखुकः 


एक प्रकार का लोबिया,- आपगाः जंगली नदी, अर- 
प्यसरिता,-_ आदका जंगली अदरक, आश्रमः जंगल 
में आवास, बानप्रस्थ-जीवन का तीसरा आश्रम, 
-- आश्रमिन्‌ (पुं) वानप्रस्थी, संन्यासी, तपस्वी, 
- आश्रयः 1. वनवासी 2. एक प्रकार का पहाड़ी 
कौवा,-उत्साहः गैँडा,--उद्धवा जंगली कपास का 
पौघा,-उपष्लवः दावानल, ओकस्‌ (पुं०) 1. वन- 
वासी, जंगल में रहने वाला 2. संन्यासी, तपस्वी 
3. जंगली जानवर, जैसे कि बम्दर, सूअर, कणा वन- 
पिप्पली ,--कदलो जंगली केला,- करिन (पुं०) 
-- कुञ्जरः, -गजः जंगली हाथी,-- कुक्कुटः जंगली 
मुग, --खण्डम्‌ जंगल का एक भाग,--गवः जंगली 
बैल, -- गहनम्‌ झुरमुट, जंगल का सघन भाग,- गुप्तः 
भेदिया, जासूस - गुल्मः जंगली झाड़ी,--गोचर (वि०) 
बार-बार जंगल में जानें वाला, (रः) 1. शिकारी 
2. वनवासी (रम्‌) वन, जंगल,--चन्दनम्‌ 1. देवदार 
का वृक्ष 2. अगर की रूकड़ी,-- चरन्त्रिका,--ण्योत्स्ना 
एक प्रकार की चमेली, - चम्पकः जंगली चम्पा का 
पौघा,--खर (वि०) वनवासी, वन में विचरने वाला, 
वन देवता, (रः) 1. वनवासी, वन में रहने वाला, 
जंगली आदमी -- उपतस्थृरास्थितविषादधियः शतय- 
जवनो वनचरा वसतिम्‌--कि० ६1२९, मेघ० १२ 
2. वन्य पशु 3. आठ पैरों वाला शरभ नाम का एक 
काल्पनिक जन्तु, चर्या जंगल में घूमना या निवास, 

छागः 1. जंगली बकरा 2. सूअर, जः 1. हाथी 
2. एक प्रकार का सुगन्धित घास 3. जंगली नीबू का 
पेड (-अम्‌) नीलकमल, जा 1. जंगली अदरक 
2. जंगली कपास का पोधा--जीबिन्‌ वनवासी, जंगली 
आदमी,-दः बादल, दाहः दावानल, देवता वनदेवी, 
जंगल-परी, रघु० २1१२, ९।५२, श० ४४, कु० ३। 
५२, ६।३९,--हुमः जंगली पेड़,--धारा वृक्षावलि, 
छायादार मार्ग-धेनुः (स्त्री०) गाय, जंगली बेळ 
की मादा, पांसुलः शिकारी,--पाइ्बम्‌ जंगल के आस 
पास का क्षेत्र, वनप्रदेश, - पुष्पम्‌ जंगली फूल,--पूरकः 
जंगली नीबू का पेड़, --प्रवेशः तपस्विजीवन का 
आरम्भः,-- प्रस्थः अधित्यका या पठार में स्थित जंगल, 
प्रियः कोयल, (यस्‌) दारचीनी का पेड़, - बहिणः. 
--वहिणः जंगली मोर,--भूः जंगल की भूमि-मक्षिका 
गोमक्षी, डांस,--मल्ली जंगली चमेली,-- माला 
जंगली फूलों की माला जैसी कि श्रीकृष्ण पहनते 
थे--रघु० ९।५१, इसका वर्णन हैं: - आजानुलम्बिनी 
माला सवेर्तु कुसुमोज्ज्वला । मध्य स्थूलकदम्बाढधा 
वनमालेति कौतिता ॥ धरः श्रीकृष्ण का विशे- 
षण, --मारिन्‌ (पुं) कृष्ण का एक विशेषण - 
घीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली --गीत० 


( ८९६ ) 


५, तव विरहे वनमाली सखि सीदति.- गीत० ५, 
“मालिनी द्वारका नगर का नामांतर,-- मुच्‌ 'वि०) 
जल डालन वाला,--रघु० ९२२, (पृं०) - मूतः 
बादल,--मुद्गः एक प्रकार की मूंग,--मोचा जंगली 
केला, - रक्षकः वन हा रखवाला, -राजः सिह, 
रुहम्‌ कमल का फूल,--लक्ष्मीः (स्त्री०) 1. जंगल 

का आभूषण या सौंदर्य 2. केला- लता जंगली बेल, 
लता दूरीकृताः खलुगुणेरुद्यानलता वनलताभिः-श० 
१११७, - -वह्विः-ह्ृताशनः दावानल, - वासः 1. जंगल 
में रहना, वन सें वास -श० ४1१० 2. जंगली या 
यायावरीय (धुमक्कइ) जीवन 3. वनवासी, वन में 
रहने वाला,--वासनः गंघबिलाव, वासिन्‌ (पुं०) 
1. जंगल में रहने वाला, वनवासी 2. तपस्वी इसी 
प्रकार 'वनस्थायिन्‌', व्रीहिः जंगली चावल, - शोभ- 
नम्‌ कमल, -श्वन्‌ (पु०) 1. गीदड़. 2. व्याघ्र 
3. गंघबिलाव,--संकटः एक प्रकार की दाल, मसूर 
~- सद्‌,-संवासिन्‌ (पुं ) वनवासी -- सरोजिनी (स्त्री ०) 
जंगली कपास का पौधा, स्थः 1. हरिण 2. तपस्वी 
- स्था बरगद का पेड़, स्थली जंगल, जंगल की 
भूमि, - खज्‌ (स्त्री०) जंगली फूलों की माला । 

वनरः (पृं०) दे० “वानर! । 

बनस्पतिः [वनस्य पतिः, नि० सुद्‌] 1. एक बड़ा जंगली 
वृक्ष, विशेषकर वह जिसे बिना बौर आये फल लगता 
हैं 2. वृक्ष, पेड, -तमाशु विघ्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति 
वस्न इवावभज्य कु० ३।७४ । 

वनायुः [वन-इण्‌ -- उण्‌, वन्‌+-आयुच्‌ वा] एक जिले 
का नाम -रघु० ५७३ । सम्‌० ज (नपुं) 
वनायु में उत्पन्न घोड़ा आदि । 

वनिः (स्त्रौ०) [वन्‌--इ] कामना, इच्छा । 

वनिका [वनी --कन्‌ +-टाप्‌, ह्वस्वः] छोटा जंगल, जैसे कि 
“अशोकवनिका” । 

बनिता [वन्‌ +-क्तञ-टाप्‌] 4. स्त्री, महिला वनितेति 
वदत्येतां लोकाः सर्वे वदन्तु ते, यूनां परिणता सेयं 
तपस्येति मतं मम -भामि० २1११७, पथिकवनिताः 
“मेध० ८ 2. पत्नी, गृहस्वामिनी-वनेचराणां वनिता- 
सखानाम्‌ कु० ११०, रघु० २।१९ 3. कोई 
भी प्रेयसी स्त्री 4. किसी भी जानवर की मादा । 
सम०--द्विष्‌ ( पुं० ) स्त्री द्वेषी, स्त्रियों से घृणा 
करने वाला,--बिलासः स्त्रियों का इच्छानुकूल 
मनोरंजन । 

बनिन्‌ (पुं ) [वन +-इनि] 1. वृक्ष 2. सोम लतः 3. वान- 
प्रस्थ, तीसरे आश्रम में रहने वाला । 

वनिष्णु ( व० ) [वन्‌ |-इष्णुच्‌] मांगने वाला, याचना 
करने वाला ! 

बनौ [वन डीष्‌] जंगल, अरण्य, (वृक्षों का) गुल्म या 


झुरमुट अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माधवनी 
विलासहेतु:-जग० । 

वनीयकः, वनीयकः |र्वाने याचनामिच्छति-- वनि --क्यच्‌, 
नण्वुल्‌] भिक्षुक, साधु--वनीयकानां स हि कल्प- 
भूरुहः नै० १५६० ! 

वनेकिशुकाः (ब० व०) [वने किशुक इव, सप्तम्या अलुक्‌] 
जंगल में किशुक' अनायास ही मिलने बाला पदार्थ । 

वनेचरः [वने चरति-चर्‌--ट, सप्तम्या अलुक्‌] जंगल में 
रहने वाला, रः 1. वनवासी, जंगल में रहने वाला 
आदमी वनेचराणां वनितासखानाम्‌--कु० १।१०, 
१।२ 2. संन्यासी, तपस्वी 3. वन्य पशु 4. वनदेवता, 
वनमानुष 5. पिशाच । 

बनेज्यः [वन इज्यः, स० त०] एक प्रकार का आम । 


बंद (म्वा० आ० वंदते, वंदित) प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना. श्रद्धांजलि प्रदान करना--जगतः 
पितरी बन्दे पार्वती परमेदवरो--रघु० १।१, १३।७७, 
१४।५ 2. आराघना करना, पूजा करना 3. प्रशंसा 
करना, स्तुति करना, अभि -- , प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना--रघु० १६।८१ । i 

बंदफः [वन्द-- ण्वुल्‌] प्रशंसक । 

खंदथः [वन्द्‌--अथ:] प्रशंसक, चारण या भाट, स्तुति 
गायक । 

वंदनम्‌ [वम्द्‌--ल्युट] 1. नमस्कार, अभिवादन 2. श्रद्धा, - 
सत्कार 3. किसी ब्राह्मणादि को (चरणस्पशं करते 
हुए) प्रणाम 4: प्रशंसा, स्तुति-ना 1. पूजा, अर्चना 
2. प्रशंसा, नी 1. पुजा, अचेना 2. प्रशंसा 3. याचना, 
५. मृतक को पुनर्जीवित करने वाली औषधि । सम० 

माला, --मालिका किसी द्वार पर लगाई गई 

फूलमाला । 


बंदनीय (वि०) [वंदू --अनीयर] अभिवादन के योग्य, 
सत्कार के योग्य,--या हरताल, गोरोचना । 

बंदा [वंद्‌+अच्‌-}-टाप्‌। भिक्षुणी, भीख माँगने वाली 
स्त्री । 


वंदार (वि०) [वन्द्‌+आरु] 1. प्रशंसा करने वाला 
2. श्रद्धालू, सम्मानपूर्ण, विनीत, शिष्ट--परमनुगृहीतो 
महामुनिवंदारुः--मुद्रा० ७, नपुं० प्रशंसा । 

वंदिन्‌ (पुं०) [वन्द्‌ न इन्‌] 1. स्तुति गायक, चारण, भाट, 
अग्रदूत (भाट या चारण एक विशिष्ट जाति हैं जो 
क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की सन्तान हँ) 2. 
बंदी, कंदी । 

बंदी (स्त्री०) [वन्दि -डीष्‌] दे० बंदी । सम० 
काराध्यक्ष, जेलर । 

वंद्य (वि०) [वन्द्‌ू-+पण्यत्‌] 1. सत्कार के योग्य, श्रद्धेय 
2. सादर नमस्करणीय --रघु० १३1७८, कु० ६८२३, 
मेघ० १२ 3. स्तुत्य, श्लाघ्य, प्रशंसनीय । 


पाल: 


( ८९७ ) 


बंद्रः [वंद --रक] पूजा करने बाला, भक्त,- ब्रम्‌ समृद्धि । 

बंधुर (वि०) दे० बंधुर । . 

वंध्य, वंघ्या दे० बंघ्य, बंघ्या । 

बन्य (वि०) [वने भवः यत्‌] 1. जंगल से संबंध रखने 
वाला, जंगल में उगने बाला या उत्पन्न, जंगली -- 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविघाम्‌--रघु० 
१।९४, वत्यानां मार्यशाखिनाम्‌ू--४५ 2. बर्बर, जो 
पालतू या घरेलू न हो- रघु० २।८, 3७, ५४३, 
न्यः जंगली जानवर,--न्यम्‌ जंगली पंदावार (जसे 
कि फल, मूल क्षादि)- रषु« १२।२०। सम० 
-“इतर (वि०) पालतू, घरेलू,-- गजः,-- दीपः जंगली 
हाथी । ह 

बन्या [वन्य--टाप्‌] 1. विशाल जंगल, झुरमुटो का समूह 
2. जलराशि, वाढ, जल-प्रलय । 

बष्‌ (म्वा० उभ० वपति, वपते, उप्तः, कमेवा० उप्यते, 
इच्छा० विवप्सति - ते) 1. बोना, (बीज) बिखेरना, 
पौधा लगाना- यथेरिणे बीजमुप्त्वा न बप्ता लभते 
फलम्‌-मन्‌ ० ३३१४२, न विद्यामिरिणे वपेत्‌-२।११३, 
यादृशं वपते बीजं तादृश लभते फलम्‌ - सुभा०, कु० 
२५, श० ६२३ 2. फेंकना, (पांसा) डालना 3. 
जन्म देना, पैदा करना 4. बनना 5. मूँडना, बाल 
काटना (प्रायः वेदिक), प्रेर® - (वापयति-ते) 
बोना, पौधा लगाना, मूमि में डालना, आ - 1. 
बिखेरना, इधर उघर फेंकना 2. बोना 3. यज्ञ 
आदि में आहुति देना उदू , उडेलना नि 1. 
( बीज) इघर-उघर विखेरना 2. ( आहुति ) 
देना, विशेषतः पितरों को,- न्युप्य पिण्डांस्ततः 
- मनु० ३।२१६, (स्मरमुदिश्य) निबपेः सहकार 
मंजरी:--कु० ४।३८ 3. चढ़ाना, यज्ञ के पशु 
का वघ करना निस्‌, 1. बिखेरना, (बीज चादि) 
छितराना 2. प्रस्तुत करना, पेश करना--श्रोत्रियाया- 
म्यागताय वत्सतरीं वा महोक्षं बा निर्वपति गृहमेधिनः 
उत्तर० ४ 3. तपंण करना, विशेषकर पितरों का 
4. अनुष्ठान करना प्रति--, 1. बोना 2. पोषा 
लगाना, जमाना, रोपना- उत्तर०३।४६, मा० ५। 
१० 3. जमाना, (रत्नादिक) जड़ना, प्र--, फेंकना 
डालना, प्रस्तुत करना--भट्टि ० ९१९८३ 

बपः [ वप्‌-+-घ | 1. बीज बोना 2. जो बीज बोता हँ, 
बोने वाला 3. मूँड़ना 4. बुनना । 

बपनम्‌ [ वप्‌--ल्युट्‌ ] 1. बीज बोना 2. मूँडना, काटना 
मन्‌० ११।१५१ 3. वीयं, शुक्र, बीज--नी 1. नाई 
की दुकान 2. बुनने का उपकरण 3. तन्तु शाला 1 

बपा [वप्‌-}-अच्‌+-टाप्‌] 1. चर्बी, वसा-याज्ञ० ३९४ 
2. छिद्र, रन्ध 3. बसी, दीमकों द्वारा बनाया गया 
मिट्टी का टीला । सम०-_कृत्‌ (पुं०) वसा, मज्जा । 


११३ 


वपिरूः [ वप्‌|-इलच्‌ ] प्रजापति, पिता । 


बपुन: (पुं०) सुर, देवता । 
बपुष्मत्‌ (वि०) [ वप्‌+-उसि+-मतुप्‌ ] 1. मूर्त, देह- 


घारी, डि कळक 2 शे जगतीभुजा मुनि: स वपु- 
ष्मानिव पुण्यसंचयः--कि० २।५६ 2. सुम्दर, मनोहर, 
पुं० विश्वेदेवों में से कोई एक । 


बपुस्‌ (नपुं) [ वप्‌ + उसि] 1. (क) शरीर, देह 


(स्मरं) वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति कु० ४।४२, 
नवं वयं कातंमिदं वपुश्च रघु० २।४७, शि० १०। 
५०, (ख) रूपं, आकृति, सूरत या छवि-- लिखित- 
वपुषौ शंखपद्यो च दृष्टुवा- मेघ० ८०, परिघः 
क्षतजतुल्यवपुः - बृहत्‌० ३०।२५ 2. रस, प्रकृति 
मनु० ५।९६ 3. सौन्दर्यं, सुन्दर रूप या छवि। 
सम०- गुणः, - प्रकर्धः रूप की श्रेष्ठता, वयवितक 
सौन्दर्य--संधुक्षयंतीव कपुर्गुणेन- कु० ३।५२, 
-- वपुः प्रकर्षादजयद्‌ गुरं रघुः - रघु० ३।३४, कि० 
३।२, धर (वि०) 1. मूर्त 2. सुन्दर - ख़बः शरीर 
से चूने वाला तरल रस। 


बप्त्‌ (पुं) [ वप्‌-तृच्‌ ) 1. (बीज का) बोने वाला, 


पौधा लगाने बाला, किसान - न शाले: स्तम्बकरिता 
बप्लुर्गुणमपेक्षते- मुद्रा० १।३, मनु० ३।१४२ 2. 
पिता, प्रजापति 3. कवि, अन्वःस्फूर्त या प्रणोदित 


1 
वप्न:-प्रम्‌ [ उप्यते अत्र वप्‌+-रन्‌ ] दुर्ग प्राचीर, मिट्टी की 


दीवार, गारे की भित्ति--वेलावप्रवल्यां (ऊर्वीम) 
रघु० १।३० 2. तटबंध या टीला (जिसमें कि सांड 
या हाथी टक्कर लगाते हैं) रघु० १३४७, दे० नी० 
वप्रक्रीडा 3. किसी पहाड़ या चट्टान का ढलान 
--बृहच्छिलावप्रधनेन वक्षसा--कि० १४४० 4. 
चोटी, शिखर, अधित्यका--तीव्र महाब्रतमिवात्र 
चरन्ति वप्रा:--शि० ४५८, ३1३७, कि० ५३६, ६! 
७ 5. नदीतट, पावे, किनारा, वेलातट,-- ध्वनयः 
प्रतेनुरनुवप्रनपाम्‌--कि० ६४, ७११, १७।५८ 
6. किसी भवन की नींव 7. शहरपंनाह या दुगंप्राचीर 

. से युक्त नगर का फाटक 8. खाई 9. वृत्त का व्यास 
10. खेत 11. मिट्टी का ठीला (जिसको कि हाथी या 
साँड़ टक्कर मारे) = प्र: पिता,--प्रम्‌ सीसा। सम० 
- अभिघातः (किसी पहाड़ या नदी आदि के) तट- 
बंध पर टवकर मारना--कि० ५४२, तु० 'तटाघात' 
--क्रिया, - क्रीडा किसी टीले या तटबन्ध पर हाथी 
(या सांड) का टक्कर मार कर विहार करना-वप्र- 
क्रियामक्षवतस्तटेषु- रधु० ५।४४, वप्रक्रीडापरिणत 
गजप्रेक्षणीयं ददर्श--मेघ० २। 


चप्रिः [ वप्‌ +-क्रिन्‌ ] 1. खेत 2. समुद्र । 
वध्री [ वप्रि--डीषू | मिट्टी का टीला, पहाड़ी । 


( ८९८ ) 


बज्न (म्वा० पर० वभ्रति) जाना, हिलना-जुलना । 

वम्‌ (म्वा० पर० वमति, वाँत, प्रेर० , वमयति, 
परन्तु उपसगंयुक्त होने पर केवल 'वभयति') 1. वमन 
करना, थूक देना, मुँह से बाहर निकालना--रक्तं 
चावमिघुर्मुख:--भट्टि० १५६२, ९।१०, १४।३० 
2. बाहर भेजना, उडेलना, बाहर करना, उद्गीरण 
करना, बाह्र निकालना, उत्सर्जन करना (आल” से 
भी) किमाग्नेयग्रावा विकृत इव तेजांसि वमति 
-+उत्तर० ६।१४, श० २।७, रघु० १६1६६, मेघ० 
२०, अविदितमृणाऽपि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति 
मघुघाराम्‌-वास० 3. बाहर फेंकना, नीचे डाल 
देना-_द्रान्तमाल्यः--रघु० ७।६ 4. अस्वीकृत करना, 
उद्‌--1. थूक देना, उद्वमन करना 2. के करना, भेज 
देना, उडेल देना-उद्वमेन्द्रसिक्ता भूबिळमग्नाविवोरगी 
--रघु० १२५, मुद्रा० ६।१३। 

वमः [ वम्‌+-अप्‌ ] के करना, वमन करना, बाहर 
निकालना । 

वमथुः [ वम्‌--अथुच्‌ ] 1: कै करना, उद्वमन, थूकना 
2. हाथी के द्वारा अपनी सूंड से फेंका गया पानी । 

बमनम्‌ [ वम्‌-ल्युट्‌ ] 1. कं करना, उलटी 2. बाहर 
खींचना, बाहर निकालना, जैसा कि 'स्वर्गाभिष्यन्द- 
वमनम्‌, में, रघु० १५।२९, कु० ६३७ 3. उलटी 
लानेवाली 4. आहुति देना--न: गांजा--नो जोक । 

बमनीया [वम्‌ +-अनीयर्‌+-टाप्‌] मक्खी । 

वमिः [वम्‌ {-इन्‌] 1. आग 2. ठग, बदमाश-मिः (स्त्री ०) 
1. बीमारी, जी मिचलाना 2. उलटी लाने वाली 
(औषधि) । 

चमी [वमि-{-डीष्‌] उलटी करना । 

वंभारवः [ष० त०] पशुओं के राँभने की आवाज । 

वस्रः,-स्री [ वम्‌+ रक्‌, व्रिञ-डीष्‌ ] चिऊंटी । सम० 
कूटम्‌ बॉबी । 

वय्‌ (म्वा० आ०--वयते) जाना, हिलना-जुरूना । 

वयनम्‌ [वे+-ल्युट्‌] बुनना । 

वयस्‌ (नषुं०) [अजू +-असुन्‌, वीभावः] 1. आय्‌, जीवन 
का कोई काल या समय,- गुणाः पूजास्थानं गुणिषु 
नच लिङ्गं न च वयः-- उत्तर० ४११, नवं बयः 
-रघु० २।४७, पश्चिमे वयसि-- १९1१, न खलु वयस्ते- 
. जसो हेतुः-भतुं ° २।३८, तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते 
--रघु० ११।१, कु० ५११६ 2. जवानी, जीवन का 
प्रमुख अंश--वयोगते कि वनिताविलासः-सुभा० 
इसी प्रकार 'अतिक्रान्तवया' 3. पक्षी--स्मरणीयाः 
समये वयं वयः-ने० २।६२, मृगयोगवयोपचितं वनम्‌ 
रघु० ९।५३, २।९, शि० ३।५५, ११।४७ 4. कीवा 
-पंच० १।२३ (यहाँ इसका अर्थ 'पक्षी' भी हो सकता 
हु) । सम०--अतिग--अतीत (वि०) (वयोतिग 


t 


आदि) बड़ी आय का, बूढ़ा, जीणे, शक्तिहीन,-अक्कि 
(वि०) (वयोधिक) आयु में अधिक, वयोवृद्ध, 
वरिष्ठ - अवस्था (वयोऽवस्था) जीवन की एक 
अवस्था, आयु की माप,-मा० ९॥२९,--कर (वि०) 
स्वास्थ्य देनेवाला, जीवन को पुष्ट करनेवाला, आयु 


- बढ़ानेवाला- गत (वि०) 1. वयस्क 2. वयोवृद्ध 


परिणतिः, - परिणामः आयु की परिपववावस्था, 
वयोवृद्धता--प्रमाणम्‌ 1. जीवन का माप या लम्बाई 
2. जीवन की अवधि,--बुद्ध (वि०) (वयोवृद्ध) बूढ़ा, 
बड़ी आयु का,--सन्षिः 1. जीवन के एक काल से 
दूसरे काल में संक्रमण-त्रयो वयः सन्धयः 2. वयस्कता, 
परिपक्वावस्था (वयस्क होने का काल) ,-स्थ (वि०) 
(वयःस्थ-्या-वयस्थ) 1. जवान 2. वयः प्राप्त, बालिस 
3. बलवान्‌, शक्तिशाली (-स्था) सखी, सहेली, 
-हानिः (वयोहानिः) 1. जवानी का ह्लास 2. यौवन 
का ह्लास । 


चयस्य (वि०) | वयसा तुल्यः यत्‌ ]' 1. समान आयु का 


2. समसामयिक,--स्यः मित्र, सखा, साथी (प्रायः 
समान ही आयु का) स्या सखी, सहेशी । 


वयुनम्‌ [वय्‌-+उनन्‌] 1. ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रत्यक्षज्ञान की 


शक्ति 2. मन्दिर (उणादिसूत्रों में इस शब्द को इसी 
अर्थ में पुल्लिङ्ग भी बतलाया गया हे) । 


बयोधस्‌ (पुं०) [वयो यौवनं दघाति--वयस्‌-धा--असि] 


युवा या प्रौढ व्यक्ति । 


बयोरंगम्‌ [ वयसा रंगमिव | सीसा 


बर्‌ 


वर 


(चुरा० उभ० वरयति--ते, वृ या वृ का प्रेर० रूप) 
माँगना, चुनना, छाँटना, खोच करना,--दे० “व्‌” । 

(वि०) [ वृ कर्मणि अप्‌ ] 1. श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दरतम, 
या अत्यंत मूल्यवान्‌, छांटा हुआ, बढ़िया (संबं० या 
अधि० के साथ अथवा समास के अन्त में) वदतां 
वरः--रघु० १।५९, वेदविदां वरेण--५।२३, ११। 
५४, कु० ६।१८, नृवरः, तरुवराः, सरिद्वराः आदि 
2. अपेक्षाकृत अच्छा, दूसरे से अच्छा, ग्रंथिम्यो घारिणो 
वराः -मनु० १२।१०३, याज्ञ १।३५१,--रः 
1. चुनने और छाँटने की क्रिया 2. छाँट, चुनाव 
3. वरदान, आशीर्वाद, अनुग्रह्‌, वरं दू या याच्‌ वर 
मांगना, प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व--रधु० २1६३, 
भवल्लब्धवरोदीणं-कु० २।३२, (वर और 'आदिस्‌' 
का अन्तर जानने के लिए दे० 'आशिस्‌') 4. भेंट, 
उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार 5. कामना, इच्छा 
6. याचना, अनुरोध 7. दूल्हा, पति-वरं वरयते कन्या, 
दे० बघू (२) के नीचे भी 8. पाणिग्रहणार्थी, विवा- 
हार्थी 9. स्त्रीधन, दहेज 10. जामाता 11, कामुक, 
कामासक्त 12, चिड़िया,-रम्‌ जाफरान, केसर, (वरम्‌' 
को पृथक्‌ देखिये) । सम०--अंग (वि) उत्तम रूप 


( ८९९ ) 


वाला (--गः) हाथी (,--गी) हल्दी, (,-ण्गस) | वरणम्‌ [वृञ-ल्यृट्‌] 1. छांटना, चुनना 2. मांगना, याचना 


1. सिर 2. उत्तम भाग 3. प्रांजल रूप 4. योनि, 
5. हरी ' दारचीनी,-अंगना कमनीय स्त्री-अहे (वि० ) 
वर पाने के योग्य,--आजीवन (पुं०) ज्योतिषी, 
- आरोह (वि०) सुन्दर कूल्हों वाला (-हुः) उत्तम 
सवार (--हा) सुन्दर स्त्री, आलिः चाँद,-- आसनम्‌ 
1 उत्तम चौकी 2. मुख्य आसन, सम्मान की कुसी 
3. चीनी गुलाब,--उरुः,--रूः (स्त्री०) सुन्दर स्त्री 
(शा० सुन्दर जंघाओं से युक्त स्त्री), कतुः इन्द्र का 
विशेषण,--चन्दनम्‌ 1. एक प्रकार की चन्दन की 
लकड़ी 2. देवदारु, चीड़ का पेड़,--तनु (वि० ) सुन्दर 
अवयवों वाला (स्त्री - नुः) सुन्दर स्त्री--वरतनु- 
रथवासौ नैव दृष्टा त्वया मे- विक्रम» ४।२२,--तंतुः 
एक प्राचीन मुनि का नाम--रघु० ५।१,--त्वचः नीम 
का पेड़ -द (वि०) 1. वर देने वाला, वरदान प्रदान 
करने वाला 2. मंगलप्रद (- दः) 1. उपकारी 
2. पितृवर्गं (- दा) 1. नदी का नाम --मालवि० 
५।१ 2. कुमारी, कन्या,-दक्षिणा दुलहिन के पिता- 
द्वारा दूल्हे को दिया गया उपहार,--दानम्‌ वर प्रदान 
करना --द्रुमः अगर का वृक्ष,-निश्चयः दूल्हे का चुनाव, 
“पक्ष: (विवाह में) दूल्हे के दल के छोग--रघु० 
६॥८६,--प्रस्थानम्‌,--यात्रा विवाह संस्कार के लिए 
दूल्हे का जलूस के रूप में दुलहिन के घर की ओर 
कूच करना,--फलः नारियल का पेड़, - बाह्मिकम्‌ 
जाफरान, केसर,--युवतिः,--तो (स्त्री) सुन्दर 
तरुणी स्त्री,-रुचिः एक कवि और वयाकरण का नाम 
(विक्रमादित्य राजा के दरबार के नवरत्नो में से एक, 
दे० नवरत्न; कुछ लोग पाणिनि के सूत्रों पर प्रसिद्ध 
वातिककार कात्यायन से इसकी अभिन्नता सिद्ध करते 
हैं),-लब्ध (वि०) जिसने वरदान प्राप्त कर लिया 
हूँ (ब्धः) चम्पक वृक्ष,--वत्सला सास, इवश्नू,---वर्णम्‌ 
सोना,--वणिनी 1. उत्तम और सुन्दर रंगरूप वाली 
स्त्री 2. स्त्री 3. हल्दी 4. लाख 5. लक्ष्मी का नामांतर 
6. दुर्गा का नामांतर 7. सरस्वती का नाम 8. 'प्रियंगु' 
नाम की लता,--स्रज्‌ दूल्हे की माला' वह माला जो 
दुलहिन, दूल्हे के गले में डालती है । 


वरकः [ वृ--वून्‌ | 1. इच्छा, प्रार्थना, वर 2. चोगा 


लोबिये की एक प्रकार, - कम्‌ 1. नाव को ढकने की 
चादर 2. तौलिया, अंगोछा । 


बरटः {वृ +-अटन्‌] 1. हंस 2. एक प्रकार का अनाज 3. एक 


प्रकार की बरें, भिड़,-टा,-डी 1. हंसिनी, नवप्रसूति- 
वेरटा तपस्विनी-ने० १।१३५ 2. भिड़, बरं या' उसके 
प्रकार--भो वयस्य एते खलू दास्याः पुत्रा अर्थकल्यत्रती 
वरटा! भीता इव गोपालदारका आरण्ये यत्रयत्र न 
खाद्यंते तत्रतत्र गच्छंती-मृच्छ० १,-उम्‌ कुंद का फूल,। 


करना, प्रार्थना करना 3. घेरना, घेरा डालना 
4. ढकना, परदा डालना, प्ररक्षा करना 5. दुलहिन 
का चुनाव,-णः 1. परकोटा, फ़सील 2. पुल 
3. वरुण नामक वृक्ष 4. वृक्ष - इह सिधवश्च वरणा- 
वरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः- कि० ५1२५ 
5. ऊंट। सम०-माला,-खज्‌ दे० वरख्रज्‌ । 

बरणसी (अधिक प्रचलित रूप--वाराणसी )-दे० । 

बरडः [वृ +अंडच्‌] 1. समुदाय, वर्ग 2. मुंह पर निकली 
फुंसी 3. वरामदा 4. घास का ढेर 5. झोला (यदि- 
दानीमहं वरण्डलम्बुक इव दूरमुत्क्षिप्प पातितः-मृच्छ० 
में 'वरण्डलंबुक' शब्द का अर्थ सन्दिग्ध है, इसका अर्थ 
प्रतीत होता है 'ऊपर लटकती हुई या उभरी हुई 
दीवार' जो यदि भौर ऊपर उठाई गई तो उसका 
लुढ़ना जाना निश्चित हैँ; यही बात सूत्रधार के 
विषय में हे जिसकी आशाएँ अत्यंत ऊंची उठी परन्तु 
केवल निराशा में परिणत होने के लिए) । 

वरंडकः [वरंड+-कन्‌] 1. मिट्टी का टीला 2. हाथी की 
पीठ पर बना होदा 3. दीवार 4. मुंह पर मुंहासा । 

घरंडा [वरंड+-टाप्‌] 1. बर्छी, छुरी 2. एक पक्षी 
“सारिका 3. दीपक की बत्ती । 

बरत्रा [वृञ-अत्रन्‌+-टाप्‌] फीता, (चमड़े का) तस्मा या 
पट्टी, शि० ११।४४ 2. घोड़े या हाथी का तंग । 

बरम्‌ (अव्य) [वृ+अप्‌] अपेक्षाकृत, श्रेष्ठतर, श्रेयस्कर, 
अधिक अच्छा, कभी कभी यह अपा० के साथ प्रयुक्त 
होता हँ-समुन्नयन्‌ भूतिमनायंसंगमाद्वरं विरोधोऽपि 
समं महात्मभिः-कि० ४८, परन्तु इस शब्द का 
प्रयोग बहुधा बिना किसी शतं के होता है, 'वरम्‌' 
प्रायः उस वाक्य खंड के साथ प्रयुक्त होता हे जिसमें 
अपेक्षित वस्तु विद्यमान हे; तथा 'न च' 'नतु' और 
“न पुनः उस वाक्यखंड के साथ जिनमें बह वस्तु 
विद्यमान है जिसकी अपेक्षा पूर्ववर्ती को प्रमुखता दी 
गई है । (दोनों कतूं० में रक्खे जाते हुँ), वर मौनं 
कार्य न च वचनमुक्तं यदनृतं......वरं भिक्षाशित्वं न 
च परघनास्वादनसुखम्‌ हि० १, वरं प्राणत्यागो न 
पुनरधमानामुपगमः--तदेव०, कभी कभी न' का प्रयोग 
“च, तु, और पुन के बिना भी होता हँ-याच्ञा 
मोघा वरमधिगुणे नाघमे लब्धकामा-मेघ० ६। 

बरलः [वृ+अरूच्‌] एक प्रकार की बरं, भिड,- का 
1. हंसिनी 2. एक प्रकार की भिड, बरं । 

वरा [वृ+-अच्‌+-टाप्‌] 1. त्रिफला 2. एक प्रकार का 
सुगंध द्रव्य 3. हल्दी 4. पार्वती का नाम । 

वराक (वि० ) (स्त्री०-की) [वृ+षाकन्‌] बेचारा, दय- 
नीय आते, मन्दभाग्य दुःखी, अभागा (बहुधा दया 
दिखाने के लिए प्रयुक्त) तन्मया त युक्तं कृतं यत्स 


( ९०० ) 


वराकोऽपमानितः--पंच० १, तत्किमुज्जिहानजीवितां 
वराकीं नानुकंपसे --मा० १०,-कः 1. शिव 2. संग्राम, 
पुद्ध । 

वराट: [वरमल्पमटति -अटू--अणू] 1. कौडी 2. रस्सी, 
डोरी । 

वराटकः [वराट--कन्‌] 1. कोडी-प्राप्तः काणवराटकोऽपि 
न मया तृष्णेऽधुना मुंच माम्‌--भतुँ० ३।४ 2. कमल 
फूल का बीजकोष 3. डोरी, रस्सी (इस अर्थ में 'नपुं०' 

भी) | सम० - रजस्‌ (पुं०) नाग केसर नामक वृक्ष । 

खराटिका [वराट्‌+कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] कोड़ी--भामि० 
२।४२। 

बराणः [वृ+-शान च्‌] इन्द्र का विशेषण । 

बराणसी दे० वाराणसी । 

बरारकम्‌ [वर-+-ऋ-प्वुल] हीरा । 

वरालः, वरालकः [वृ--आलच्‌ स्वार्थे कन्‌ च] छौंग । 

वराशिः-सिः |वरम्‌ आवरणमङ्तुते वरय-अश्‌ + इन्‌, वरेः 
श्रेष्ठैः अस्यते क्षिप्यते--वर-+अस्‌-इन्‌] मोटा 
कपड़ा । 

बराहः [वराय अभीष्टाय मुस्तादिलाभाय आहन्ति 
भूमिन्‌--आञ-हन्‌+-ड] सूअर, बघिया किया गया 
सूअर,-विस्रब्धं क्रियतां बराहृततिभिर्भुस्ताक्षतिः पल्वले 
--शु० २।६ 2. मेंढा 3. बेल 4. बादल 5. मगरमच्छ 
6. शूकराकृति में बना सैनिक व्यूह 7. विष्णु का 
तीसरा वराह-अवतार--तु० वसति दशनशिखरे 
धरणी तव लग्ना शशिनि कलङ्क कलेव निमग्ना । 
केशव धृतशूकररूप जय जगदीश हरे--गीत० १ 
8. एक विशेष माप 9. वराहमिहिर का नामान्तर 
10. अठारह पुराणों में से एक । सम०--अबतारः विष्णु 
का तीसरा अवतार, वराहावतार,-कंदः वाराहीकंद, 
एक खाद्य पदार्थ,-कर्णः एक प्रकार का बाण, 

कणिका एक प्रकार का अस्त्र,-कल्पः वराहावतार 

का समय, बह काल जब विष्णु का वराह का अवतार 
धारण किया, - मिहिरः एक विख्यात ज्योतिवेत्ता, 
बुहत्संहिता का प्रणेता (राजा विक्रमादित्य की राज- 

सभा के नवरत्लों में से एक),- श्युंगः शिव का नाम । 

बरिमन्‌ (पुं) [वर-+इमनिच्‌] श्रेष्ठता, सर्वोपरिता, 
प्रमुखता । 

वरिवसि (स्यि) त [वरिवस्‌ (स्या) ‡-इतच्‌] पूजा गया, 
सम्मानित, अचित, सत्कृत । 

वरिवस्या [वरिवसः पूजायाः करणम्‌--वरिवस्‌‡-क्यच्‌ 
-+-अ +-ठाप्‌] पूजा, सम्मान, अर्चना, भक्ति । 

वरिष्ठ (वि०) {अयमेषामतिशयेन वरः उर्वा उरु 
इष्ठन्‌ वरादेशः उरु की उ० अ०] 1. सर्वोत्तम, 
अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यन्त पूज्य, प्रमुख 2. अत्यन्त विशाल, 
उम्तम्‌ 3. अत्यन्त विस्तृत 4. गुरुतम, ष्ठः 1. तित्तिर 


पक्षी, तीतर 2. संतरे का पेड़,-ष्ठम्‌ 1. तांबा 
2. मिर्चे । 

वरी [वृञअच्‌+-डीष्‌] 1. सूये की पत्नी छाया 
2. शतावरी नाम का पोघा । 

वरीयस्‌ (वि०) [अयमनयोरतिशयेन वरः उर्स्वा उर 
+-ईयसुन्‌, वरादेशः, उरु की म० अ०] 1. अपेक्षाकृत 
अच्छा, अधिक श्रेष्ठ, अधिमान्य 2. अत्युत्तम, बहुत 
अच्छा - मा० १।१६ 3. अपेक्षाकृत बड़ा, चौड़ा या 
विस्तृत । 

बरी (ली) ब्दः [वृ+-क्विप्‌==वर्‌, ई वश्च==ईवरौ, तौ 
ददाति दा--कईवर्दः, बरी चासौ ईवदंश्च, कर्म? 
त°] बेल, सांड । 

वरोषुः [वरः श्रेष्ठः इषुः यस्य, पृषो०] कामदेव का नाम । 

वदटः (पुं ) म्लेच्छ जाति का नाम । 

वरुडः (पुं) एक नीच जाति का नाम । 

वरुणः [वृ-उनन्‌] 1. आदित्य का नाम (पहुंचा 'मित्र' के 
साथ युक्त होकर) 2. परवर्ती पौराणिकता के 
अनुसार) समुद्र की अधिष्ठात्री देवता, पश्चिम दिशा 
का देवता (हाथ में पाश लिए हुए) - यासां राजा 
वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अव पश्यज्जनानाम्‌, 
वरुणो यादसामहम्‌--भग० १०1२९, प्रतीचीं वरुणः 
पति--महा० अतिसक्तिमेत्य वरुणस्य दिशा भृशमन्व- 
रज्यदतुषारकरः - शि० ९।७ 3. समुद्र 4. अन्तरिक्ष । 
सम०---अंगरुहः अगस्त्य का विशेषण, आत्मजा 
मदिरा (समुद्र से निकलने के कारण इसका यह नाम 
पड़ा) ,- आलयः, आवासः समुद्र,--पाशः घड़ियाल 
--लोकः 1. वरुण का संसार 2. जल । 

वरुणानी [वरुण --ङीष्‌, आनुक्‌] वरुण की पत्नी । 

वरुत्रम्‌ [वृ +-उत्र] उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा ` 

वरुथम्‌ [वृ +-ऊथन्‌] 1. एक प्रकार का लकड़ी का बना, 
आवरण जो रथ की टक्कर हो जाने पर रथ की 
रक्षा करे (इस अर्थ में पुं० भी) वरूथो रथगुप्तिर्या 
तिरोघत्ते रथस्थितिम्‌ 2. कवच बख्तर 3. ढाल 4. 
वर्ग, समुच्चय, समवाय,--थः 1. कौयल 2. काल । 

वरूथिन्‌ (वि०) [वरूथ--इन्‌] 1. कवचधारी, बख्त रयुक्त 
2. अंगारगुप्ति या बचाऊ जंगले से सुसज्जित--अव- 
निमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुर्भृतः 
--रघु० ९।११ 3. बचाने वाला, आश्रय देने वाला 
4. गाड़ी में बैठा हुआ,- पुं» 1. रथ 2. अभिरक्षक, 
प्रतिरक्षक,-नी सेना - स्खलितसलिलामुल्लंष्येनां 
जगाम वरूथिनी - शि० १२।७७, रघु० १२।५० । 

वरेण्य (वि०) [वृ+एन्य] 1. अभिलषणीय, वांछनीय, 
पात्र वरणीय--अनेन चेदिच्छसि गृह्ममाणं पाणिं 
बरेण्येन रघु० ६।२४ 2. (अतः) सर्वोत्तम, श्रेष्ठः 
तम, प्रमुख, पूज्यतम, मुख्य-वेघा विधाय पुनरुक्त 


( ९०१ ) 


मिवेन्दुविंबं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः-भामि० 
२1१५८, तत्सवितुर्वरेण्यं भगो. देवस्य धीमहि - ऋषक 
३।३२।१०, रघु ० ६१८४, भट्टि० १४, कु० ७९०, 
--ष्यम्‌ जाफ़रात, केसर । 

बरोटः |वराणि श्रेष्ठानि उटानि दलानि यस्य ब० स०] 
मरुवे का पौधा,--टम्‌ मरुए का फूल । 

बरोलः [व्‌ +-ओलच्‌] बरं, भिड़ । 

वकंरः [वृक्‌ + अरन्‌| 1. भेड़ या बकरी का बच्चा मेमना 
2. बकरा 3. कोई पालतू जानवर का बच्चा 4. 
आमोद, क्रीडाविहार, मनोरंजन । सम० कर्करः 
चमड़े की रस्सी या तस्मा जिससे बकरी या भेड़ 
बांधी जाय । 

वर्कराटः [वकंरं परिहासम्‌ अटति गच्छति वरकंर†अट्‌ 
+अण्‌] 1. तिरछी नजर, कटाक्ष 2. स्त्री के कुचो 
पर उसके प्रेमी के नखक्षतों के चिह्न । 

बकुंटः (पु०) कील, अर्गला, चटखनी । 

वर्गः [वृज्‌-घञ्‌] 1. श्रेणी, प्रभाग, समूह, दल, समाज, 
जाति, संग्रह (एक समान वस्तुओं का), न्यषेधि 
शेषोञ्प्यनुयायिवर्ग:---रघु० २।४, ११।७, इसी प्रकार 
पौरवर्गः, नक्षत्रवर्गः आदि 2. टोली, पक्ष, कु० ७।७३ 
3. प्रवर्ग 4. एक स्थान पर वर्गीकृत शब्दसमूह यथा 
मनुष्यवर्गः, वनस्पतिवर्गः आदि 5. वर्णमाला में व्यंजनों 
का समूह 6. अनुभाग, अध्याय, या पुस्तक का परि- 
च्छेद 7. विशेषरूप से ऋग्वेद के अध्यायान्तर्गंत अव- 
भाग, सूक्त 8. घात- दो समान अंकों का गुणनफल 
9. सामर्थ्यं । सम०--अन्त्यम्‌, - उत्तमम्‌ पांचों वर्गों में 
से प्रत्येक का अन्तिम वर्ण अर्थात्‌ अनुनासिक अक्षर, 
घनः वर्ग का घनफल,--पदम्‌,--मूलम्‌ वर्गमूल, 
बह अंक जिसके घात से को वर्गाक बने,-- बर्गे: वर्ग 
का वर्ग । 

वर्गणा (स्त्री०) गुणन, घात । 

बर्गशस्‌ (अव्य०) [वर्ग +शस्‌] समूहों में श्रेणीवार । 

वर्गीय (वि०) [वर्ग--छ] किसी श्रेणी या प्रवं से संबद्ध, 
-र्‍यः सहपाठी । 

वग्ये (वि०) [वर्गे भवः यत्‌] एक ही श्रेणी का,--ग्यः 
एक ही श्रेणी या दल से संबद्ध, सहयोगी, सहपाठी, 
सहाध्यायी (शिक्षा में) या यस्य युज्यते भूमिका ताँ 
खलू भावेन तर्थव सर्वे वर्ग्याः पाठिताः मा० १, शि० 
५।१५ 

वच (म्वा० आ० अर्चते) चमकना, उज्ज्वल या आभा- 
युक्त होना । 

वचस्‌ (नपुं०) [ वर्च --असुन्‌ ] 1. वीरय, बल, शक्ति 
2. प्रकाश, कान्ति, उजाला, आभा 3. रूपः, आकृति, 
शकल 4. विष्ठा, मल । सम०--ग्रहः कोष्ठ बद्धता, 
कब्ज । 


| वस्कः [ वर्चस्‌ +-कन्‌ ] 1. उजाला, कान्ति 2. वीर्य 
इ विष्ठा । 
वर्चस्मिन्‌ (वि०) | वर्चस--विनि | 1. शक्तिशाली, 
ओजस्वी, सक्रिय 2. देदीप्यमान्‌, उज्ज्वल, तेजस्वी । 
बर्ज: [ वृज्‌स घडा, ] छोड़ देना, परित्याग । 
वर्जनम्‌ | वृज्‌+ल्युट्‌ ] 1. छोड़ना, त्याग, तिलांजलि 
2. वराग्य 3. अपवाद, बहिष्करण 4. चोट, क्षति, 
हत्या । 
वजम्‌ (अव्य ०) निकाल कर, बाहर करके, सिवाय 
(समास के अन्त में) गौतमीवर्जमितरा निष्क्ांताः 
श० ४, कु० ७।७२। 
बजित (भू० क० कू०) [ वृज्‌+-क्त ] 1. छोड़ा हुआ, 
अलगाया हुआ 2. परियत्यक्त, उत्सृष्ट 3. बहिष्कृत 
4. वंचित, विरहित, हीन जैसा कि 'गुणवजित' में । 
वज्यं (वि०) [वुज्‌--ण्यत्‌ ] 1. टारे जाने के योग्य, बिद- 
काये जाने के योग्य 2. बहिष्कृत किये जाने के योग्य" 
या छोड़े जाने के योग्य 3. छोड़कर, सिवाय के, । 
वर्ण (चुरा? उभ० वर्णयति-ते, वणित) 1. रंग करना, 
रोगन करना, रंगना--यथा हि भरता वर्णेवंणंयन्त्या- 
त्मनस्तनुम्‌ -- सुभा० 2. बयान करना, वर्णन करना, 
व्याख्या करना, लिखना, चित्रित करना, अंकित 
करना, निरूपण करना-- वणितं जयदेवेन हरेरिदं 
प्रणतेन गीत० ३, कि० ५।१० 3. प्रशंसा करना, 
स्तुति करना 4. फैलाना, विस्तृत करना 5. रोशनी 
करना, उप- बयान करना, वर्णन करना निस्‌-- 
1. ध्यान से देखना, सावधानता पूर्वक अंकित करना 
2. देखना, निहारना । 
[ वर्ण्‌ --घडा, ] 1. रंग, रोगन--अतः शुद्धस्त्वमपि 
भविता वणंमात्रेण कृष्णः-मेघ० ४९ 2. रोगन, रंग, 
देऽ वर्ण (1), 3. रंग, रूप, सौन्दर्यं, 
त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे-मेघ० ४६, 
रघु० ८।४२ 4. मनुष्य श्रेणी, जनजाति या कबीला, 
जाति (मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 
वणे के लोग) वर्णानामानुपृव्येण--वाति० न कश्चि- 
वर्णानामपथमपङृष्टोऽपि मजते--श० ५।१०, रघु० 
५।१९ 5. श्रेणी, वंश, जनजाति, प्रकार, जाति जेसा 
कि 'सवणंम्‌ अक्षरम्‌' में 6. (क) अक्षर, वर्ण, ध्वनि 
में वर्णविचारक्षमादृष्टिः - विक्रम» ५, (ख) शब्द, 
मात्रा-सा० द० ९ 7. ख्याति, कीति, प्रसिद्धि, 
विश्रुति - राजा प्रजारंजनलब्धवर्णः -- रघु० ६।२१ 
8. प्रशंसा 9. वेशभूषा, सजावट 10. बाहरी छवि, 
रूप, आकृति 11. चादर, दुपट्टा 12. ढकने के लिए 
ढक्कन, चपनी 13. किसी विषय का क्रमगीत में, 
गीतक्रम -उपात्तवर्णं चरिते पिनाकिनः कु» ५।५६, 
'गीतिख्यात' अर्थात्‌ गान का विषय बना हुआ 


बै 


{ ९०२ ) 


14. हाथी की झूल 15. गुण, घम 16. घर्मानुष्ठान 
17. अज्ञात राशि -णंम्‌ 1. केसर, जाफरान 2. रंग- 
दार उबटन या सुगन्घद्रव्य । सम० - अंका लेखनी. 
--अपसदः जातिच्युत-अपेत (वि०) जातिशून्य, 
जातिच्यृत, पतित--अहुः एक प्रकार का लोबिया, 
आगमः किसी अक्षर का जोड़ना भवेद्वर्णागमाद्धंस 
--सिद्धा०,-- आत्मन्‌ (पुं०) शब्द,--उदकम्‌ रंगीन 
पानी - रघु० १६।७०,--कूपिका दवात,--कऋम: 
1. वर्ण व्यवस्था, रंगों का क्रम 2. वर्णमाला--चारकः 
चितेरा, - ज्येष्ठः ब्राह्मण, - तूलिः, - तूलिका, तूली 
(स्त्री०) कूची, चितेरे का ब्रुश,-- द (वि०) रंगसाज 
(-दम्‌) दार्हल्दी-दात्रौ हल्दी-डूतः पत्र,-घमंः प्रत्येक 
जाति के विशिष्ट कर्तव्य,--पातः किसी अक्षर का लोप 
हो जाना,-पुप्पम्‌ पारिजात का फूल,-पुष्पकः पारिजात 
-अकर्ष: रंग की श्रेष्ठता, प्रसादनम्‌ अगर की 
लकड़ी, ---मातु (स्त्री ० लेखनी, पैसिल, कूची,-मातका 
सरस्वती,--माला, राशिः (स्त्रीः) अक्षरों की 
यथाक्रमसूची, वर्णमाला,--बतिः,--वतिका (स्त्री०) 
रंग भरने की तूलिका, विपर्ययः वर्णो का उलट फेर- 
(भवेत्‌) सिंहो वणं विपर्ययात्‌-सिद्धा०, विलासिनी 
हल्दी, विलोडकः 1. संघ लगाकर घर में घुसने 
वाला 2. साहित्य चोर (शा० शब्दचोर) ,--वृत्तम्‌ 
वर्णों की गणना के आधार पर विनियमित छन्द या 
वृत्त (विप० मात्रावृत्त), - व्यवस्थितिः (स्त्री०) 
वर्णव्यवस्था, वर्णविभाग,--शिक्षा वर्णमाला सिख- 
लाना,--श्रेष्ठः ब्राह्मण,--संयोगः एक ही वर्ण के लोगों 
में विवाहसंबंध होना,--संकरः 1. अन्तर्जातीय विवाह 
के कारण वर्णो का सम्मिश्रण 2. रंगों का मिश्रण 
-चित्रेषु वर्णसंकरः--का० (यहां, दोनों अर्थ अभिप्रेत 
हँ) शि० १४३७, -- संघातः, - समाम्नायः वर्णमाला । 


वणकः [वर्णयति-वर्णं +पण्वुल] 1. मुखावरण, नकाब 
अभिनेता की वेशभूषा 2. चित्रकारी, चित्रकारी के 
लिए रंग--शि० १६।६२ 3. रंगलेप या कोई उबटन 
के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तु - एते: पिष्टतमाल 
वर्णकनिभे रालिप्तमम्भोधरेः-- मृच्छ ५।४६, भट्टि० 
१९।११ 4. भाट, चारण, स्तुतिगायक 5. चन्वन 
(वृक्ष),--का 1. कस्तूरी 2. रंगलेप, चित्रकारी 
के लिए रंग 3. उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा, - कम्‌ 1 
रंगलेप, रंग, वर्ण शर ६।१५ 2. चन्दन 3. परिच्छेद 
अध्याय, प्रभाग । 

वर्णनम्‌ --ना [वर्ण ‡-ल्युट्‌] 1. चित्रकारी 2. वर्णन, 
आलेखन, चित्रण _ स्वभावोक्तिस्तु डिभादेः स्वक्रिया- 
रूपवर्णनम्‌--काव्य० १० 3. लिखना 4. वक्तव्य, 
उक्ति 5. प्रशंसा, सस्ताव (--ना केवल इसी 
अर्थ में) । 


वर्णेसिः [वृडा --असि, नुक्‌] जल ¦ 
[वर्णे--अट्--अच्‌] 1. चित्रकार 2. गायक ॐ 

जो अपनी आजीविका अपनी पत्नी के द्वारा करता है, 
स्त्रीकृताजीव । 

खणिका [वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यस्याः ठन्‌) 1 
अभिनेता की वेशभूषा या नकाब 2. रंग, रंगलेप 
3. स्याही, मसी 4. लेखनी, पेंसिल । सम०--परिग्रहू' 
स्वांग भरना या नकाब धारण करना ततः प्रकरण 
नायकस्य मालतीवल्ळभस्य माघवस्य वणिकापरिग्रहः 
कथम्‌--मा० १। 

वणित (भू० क० कृ०) [वरण क्त] 1. चित्रित 2. वर्णन 
किया गया, बयान किया गया 3. स्तुति की गई, 
प्रशंसा की गई । 


बणिन्‌ (वि०) [वर्णोऽस्त्यस्य इनि] (समास के अंत में 
प्रयुक्त) 1. रुंग रूप वाला 2. जाति से संबंध रखने 
वाला--पुं 1. चित्रकार 2. लिपिकार, लेखक 3 
ब्रह्मचारी, दे० ब्रह्मचारिन्‌,-अथाह वर्णी--कु० ५।६६, 
५२, वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुत 
माचचक्षे-रघु० ५।१९ 4. इन चार मुख्य वर्णो में 
से किसी एक वर्ण का व्यक्ति। सम०- लिद्धिन्‌ 
(वि०) ब्रह्मचारी की वेशभूषा धारण किए हुए, या 
उसके चिह्णों को घारण करने वाला - स वणिलिद्धी 
विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वेतवने वनेचरः 
- कि० १।१। 
बणिनो [वणिन्‌+-डीष्‌] 1. स्त्री 2. चारों वर्णो में से 
किसी एक वर्ण की स्त्री 3. हल्दी । 
वणु: [वृ--णुः नित्‌] सूर्य । 
(वि०) [वणं +ण्यत] वर्णन करने के योग्य (प्रकृत 
ओर प्रस्तुत शब्दों की भांति यह 'वण्ये' शब्द भी 
काव्य ग्रन्थों में प्रायः प्रयुक्त होता है),--ब्यम्‌ केसर, 
जाफरान । 
बतें; [वृत्त्‌+-घञ्ग्‌ ] (प्रायः समास के अन्त में) जीविका, 
त्ति-जेसा कि 'कल्यवर्तम्‌’ में। सम०-- 
वर्तक (वि०) [ वृत्‌+-ण्वुल्‌ ] जीवित, विद्यमान, वर्तमान 
कः 1. बटर, लवा 2. घोड़े का सुम,- कम्‌ एक 
प्रकार का पीतल या कांसा । 
बतेका,-- की [ वतंक {-टाप्‌, डीष्‌ वा ) बटेर, लवा । 
वतन (वि० त ञ्युद्‌ ] 1. टिकाऊ, रहने वाला 
ठहरने वाळा, विद्यमान 2. स्थिर,-- नः ठिंगना, बौना 
नी 1. मार्ग, सड़क 2. जीना, जीवन 3. पीसना, 
चूर्ण बनाना 4. तकूआ,--नम्‌ 1. जीना, विद्यमान 
रहना 2. ठहरना, डटे रहना, निवास करना 3. कर्म, 
गति, जीने का ढंग या तरीका, स्मरसि च तदुपा- 
न्तेष्वावयोर्वतेनानि--उत्तर० १।२६, (यहाँ शब्द का 
अर्थ “आवास या निवास' भी है) 4. जीवित रहना, 


( ९०३ ) 


जीवनयापन करना (समास के अन्त में) - 5. आजी- 
विका, जीवन निर्वाह, वृत्ति 6. जीवन निर्वाह का 
साधन, वृत्ति, व्यवसाय 7. चालचलन, व्यवहार, 
आचरण 8. मजुदूरी, वेतन, भाडा 9. व्यापार, लेन- 
देत 10. तकवा 11. गोलक, गेंद । 

बतेनि: | वतंन्ते$स्यां जनाः, वृत्‌-निः ] 1. भारत का 
पूर्वी भाग, पूर्ववर्ती प्रदेश 2. सूक्त, प्रशंसा, स्तोत्र, 
=निः (स्त्री०} मार्ग, सड़क । 

वर्तमान (वि०) [ वृत्‌ृ+शानच मुक्‌ | 1. मौजूद, विद्य- 
मान 2. जीता हुआ, जीवित रहने वाला, समसाम- 
यिक--प्रथितयशसां भासकविसोमिल्लकविमिश्रादीनां 
प्रबंधानतिक्रम्य वर्तैमानकवेः कालिदासस्य कियायां 
कथं परिषदो बहुमान:--मालवि० १ 3. मुड्ना, 
चक्कर काटना, घूम जाना--नः (व्या० में) वर्तमान 
काल-वर्तमानसामौप्ये वर्तमानवद्वा-पा० ३।३।१३१। 

वर्तरूकः [ वतं --रा--ऊक ] 1. पोखर, जोहड 2. भेंवर, 
बवंडर, जलावर्त 3. कोवे का घोंसला 4. द्वारपाल 
5. नदी का नाम। 

बतिः,- ती (स्त्री०) [ वृत्‌ य-इन्‌ वा ङीप्‌ ] 1. कोई भी 
लिपटी हुई गोल वस्तु, पत्राली, बही 2. उबटन, 
मल्हम, आँखों का लेप, काजल, अंगराग (गोली या 
टिकिया के रूप में )-सा पुनमंम प्रथमदर्शनात्प्रभृत्यमृत- 
वतिरिव चक्षुषोरानन्दमुत्पादयन्ती-मा० १, इयम- 
मृतवतिर्नयनयोः-उत्तर० १।३८, कर्पूरवतिरिव 
लोचनतापहंत्री-भामि० ३।१६, विद्ध० १ 3. दीपक 
की बत्ती--मा० १०४ 4. (कपड़े की) झालर, 
फलवे, किनारी 5. जादू का लॅप 6. बर्तन के चारों 
ओर का उभार 7. जर्राही उपकरण (रम्भनाल आदि) 
8. धारी, रेखा । 

बतिकः [ वृत ञ- तिकन्‌ ] बटेर, लवा । 

बतिका | वृतेः तिकन्‌ +-टापू ] 1. चितेरे की कूँची क 4 - 
सय चित्रफलकं चित्रवतिकाइच--मा० १, अंगुरि- 
क्षरणसन्नवतिकः-रघु० १९।१९ 2. दीपक की बत्ती 
3. रंग, रंगलेप 4. बटर, लवा । 

बतिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [वृत्‌ +णिनि] (बहुघा समास के 
अन्त में) 1. डटा रहने वाला, होने वाला, सहारा लेने 
वाला, टिकने वाला, स्थित 2. जाने वाला, गतिशील, 
मुड़ने वाला 3. अभिनय करने वाला, व्यवहार कर 
ने वाला 4. अनुष्ठाता, अभ्यास करने वाला । 

बति (ती) रः [वृत्‌ +-इरच्‌, पक्षे पृषो० दीर्घः] बटेर, लवा 

ब्तिष्णु (वि) | वृत्‌ +-इषणृच्‌ ] 1. चक्कर काटने वाला 

2. वर्तमान, डटा रहने वाला 3. वर्तुलाकार । 

वर्तुल (वि०) [ वत्‌--उलच्‌ ] गोल, कुण्डलाकार, मण्ड 
लाकार--लः 1, एक प्रकार की दाल, मटर 2. गेंद, 
छम्‌ वृत्त । 


वर्त्मन्‌ (नपुं०) [वृत्‌ +मनिन्‌] 1. रास्ता, सड़क, पथ, मार्ग 
पगडंडी- वर्मं भानोस्त्यजाशु --मेग० ३९, पारसी- 
कांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मता, 'स्थलमार्गं से 
आकाशवत्मंना आकाश के मार्ग से' 2. (आलं०) 
रीति, मार्ग, सवंसम्मत तथा निर्धारित प्रचलन, प्रच- 
लित रीति या आचरण क्रम--मम वर्त्मानुगच्छति 
मनुष्याः पार्थं सर्वशः -भग० ३।२३, रेखामात्रमपि 
क्षुण्यादामनोवत्मंनः परम्‌, न व्यतीयुः प्रजास्तस्य 
नियंतुनने मिवृत्तयः--रघु० १।१७ (यहाँ पर शाब्दिक 
अर्थ भी अभिप्रेत हे), अहमेत्य पतंगवत्मंना पुनरंका 
श्रयिणी भवामि ते - कु० ४२०, “परवाने के ढंग से 
3. स्थान, कर्म के लिए क्षेत्र --न वत्मे कस्मेचिदपि 
प्रदीयताम्‌ कि० १४।१४ 4. पलक 5. धार, किनारा। 
सम०--पातः मागं से व्यतिक्रम,--बंधः,- बंधकः 
पलकों का एक रोग । 

बत्मनिः,-नी (स्त्रीश) सड़क, रास्ता । 

वर्ष (चुरा० उभ० वर्धयति-ते, वर्धापयति भी) 1. काटना 
बाँटना, मूँडना 2. पूरा करना । 

वर्षः [ वर्ष +अच्‌, घडा वा] 1. काटना, बाँटना 
2. बढ़ाना, वृद्धिं या समृद्धि करना 3. बृद्धि, बढ़ोतरी, 
--्धम्‌ 1. सीसा 2. सिंदूर । 

वर्घेकः, वर्धकिः, वर्धकिन (पु०)) [ वृघ्‌+-णिच्‌--ण्वुल्‌, 
वघ+-कष्‌--डि, वघ +-अच्‌+-कन्‌ | इनि | बढ़ई। 

वर्धन (वि०) [ दुघ्‌+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. बढ़ने वाला, 
उगने वाला 2. बढ़ाने वाला, विस्तृत करने वाला, 
आवर्घन करने वाला, - नः 1. समृद्धिदाता 2. वह दाँत 
जो दाँत के ऊपर उगता हैं 3. शिव का नाम---नी 
1. बुहारी, झाड़, 2. विशेष आकार का जलघट,- नम्‌ 
1. उगना, फलना फूलना 2. विकास, वृद्धि, समृद्धि, 
आवर्घेन, विस्तार 3. उन्नति 4. उल्लास, सजीवता 
5. शिक्षा देना, पालन-पोषण करना 6. काटना, 
बाँटना जैसा कि “नाभिवर्षनम्‌' में । 

वर्षमान (वि०) [ वृघ्‌+-शानच्‌ ] विकसित होने वाला, 
बढ़ने वाला - नः 1. एरंड का पौधा 2. एक प्रकार 
की पहेली 3. विष्णु का नाम 4. एक जिले का नाम 
(इसी को लोग वर्तमान बर्देवान मानते हैं),--नः, 
-~बभ्‌ 1. एक विशेष सूरत की तश्तरी, ढक्कन 
2. एक रहस्यमय रेखाचित्र 3. वह भवन जिसका 
दक्षिण की ओर कोई द्वार न हो,- ना एक जिले का 
नाम (वर्तमान बर्दवान) । सम०-- पुरम्‌ बवान 
नामक नगर । 

बर्षेमानकः [ वर्षमान -|-कन्‌ ] एक प्रकार का पात्र, तश्तरी, 
ढक्कन, चपनी ! 

वर्धापनम्‌ [ वर्ष छेदं win 53 0 आ ततो 
भावे ल्युट्‌ ] 1. ` काटना, 2. . नालच्छेदन या 


( ९०४ ) 


तत्संबंधी कोई संस्कार 3. जन्मदिन का उत्सव 4. कोई 
सामान्य उत्सव जब समृद्धि की मंगलकामनाएँ तथा 
बधाइयो की अभिव्यक्ति की जाती हे । 

खधित (भू० क० कृ०) [ वृध्‌ू+णिच्‌-)-क्त ] 1. विकसित 
बढ़ा हुआ 2. विस्तृत किया हुआ, विशाल बनायाहुआ । 

वर्धिष्णु (वि०) [ वृघ्‌+ इष्णुच. | विकसित होने वाला, 
बढ़ने वाला, फलन फूलने वाला । 

वश्लेम [ वृध--रन्‌ ] 1. चमडे का तस्मा या पट्टी 2. चमड़ा 
3. सीसा । 

धिका, वध्री [ वधं--डीष्‌, वध्ची--कन्‌--टाप्‌, हस्व ] 
चमडे का तस्मा या पट्टी । 

वर्मन्‌ (नपुं०) [ आवृणोति अंगम्‌-वृ --मनिन्‌ ] 1. कवच, 
जिरहक्ख्तर- स्वहृदयमर्मणि वर्मं करोति सजल- 
नलिनीदलजालम्‌--गीत० ms ० ४।५६, मुद्रा० 
२।८ 2. छाल, वल्कल, पुं० र के नामों के साथ 
लगने वाला एक प्रत्यय--यथा चंडवर्मन्‌, प्रहारवर्मन्‌ 
तु० दास। सम०--हर (वि०) 1. कवचघारी 
2. इतना बड़ा जो कवच घारण कर सके (अर्थाद्‌ 
युद्ध में भाग लेने के योग्य) --सम्यग्विनीतमथ वर्महर' 
कुमारम्‌--रघु० ८।९४। 

वर्मणः (पुं०) नारङ्को का पेड़ । 

बरमिः (पुं०) मत्स्य विशेष, वामी मछली । 

इसित (वि०) [ वमंन्‌+-इतच्‌ ] जिरहबख्तर पहने हुए, 
कवच से सुसज्जित । 

श्ये (वि०) [ वृ+यत्‌ ] 1. चुने जाने या छांटे जाने के 
योग्य पात्र 2. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान 
(बहुधा समास के अन्त में) अन्वीतः स कतिपय: 
किरातवर्ये: -- कि० १२।५४,-यः कामदेव-र्या 1. वह 
कन्या जो स्वयं अपना पति वरण करे 2. कन्या । 

बर्वेट दे० 'बर्बट' । 

वर्वणा दे० “बर्बणा' । 

अर्वरः (वि०) [ वृञ-अरच्‌, वुट्‌ च ] 1. हकलाने वाला 
2. बल खाता हुआ, -रः 1. बर्बर देश का वासी 
2. बुद्ध, प्रलापी मूर्ख 3. जातिच्युत 4. घुंघराले बाल 
5. हथियारों की झनकार 6. नृत्य की एक भावमुद्रा 
--रा, री 1. एक प्रकार की मक्खी 2. वनतुलसी 
--रम्‌ 1. पीला चन्दन 2. सिन्दूर 3. लोवान। 

ग्वरकम्‌ [वर्वर+-कन्‌] एक प्रकार की चन्दन की लकड़ी । 

दर्वरीकः [वृ +-ईकन्‌, द्वेर्क्‌ अम्यासस्य] 1. घुंघराले बाल 
2. एक प्रकार की तुलसी 3. एक झाड़ी विशेष । 

अव्‌ (वु) रः [ वृ+-वुरच्‌ पक्षे वुरच्‌ ] एक वृक्ष विशेष, 
बबूल, कीकर । 

अर्षः, -षम्‌ [ वृष्‌ भावे घडा, कर्तरि अच्‌ वा ] 1. वर्षा, 
बारिश, वृष्टि की बौछार विद्युत्स्तनितवर्षषु-मनु० 
४।१०३ मेघ० ३५ 2. छिड़कना, उत्सरण, फेंकना, 


बौछार- सुरभि सुरविमुक्तम्‌ पुष्पवर्षं पपात - रघु० 
१२।१०२, इसी प्रकार शरवषं:, शिलावर्षः, तथा 
लाजवर्षः आदि 3. वीर्यपात 4. वर्ष, साल {प्रायः 
नपुं०) इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमा- 
सिघारम्‌--रघु० १३।६७, न ववषं वर्षाणि द्वादश 
दक्षशताक्ष:--दश०, वर्षभोग्येण शापेन-मेघ० १ 
5. सृष्टि का प्रभाग, महाद्वीप (इस प्रकार के प्रायः 
नौ महाद्वीप गिनाये गये हैं.--1. कुरु 2. हिरण्मय 
3. रम्यक 4. इलावृत 5. हरि 6. केतुमाला 7. भद्राइव 
8. किन्नर और 9. भारत) एतद्गूढगुरुभारभारतं 
वर्षमद्य मम वतंते वशे--शि० १४।५ 6. भारतवर्ष, 
हिन्दुस्तान 7. बादल (हेमचन्द्र के अनुसार केवल पुं०) । 
सम० - अंशः, अंशकः, _ अंगः महीना, मास,---अंबु 
(नपुं) बारिश का पानी, अयुतम्‌ दस हजार वर्ष 
--अचिस्‌ (पुं०) मंगळग्रह, अवसानम्‌ शरद्‌ ऋतु, 
--अघोषः मेंढक, आमदः मोर,-उपलः ओला,-करः 
बादल (-री) झींगुर, कोझः,-षः 1. मास, महीना 
2. ज्योतिषी,--गिरिः,--पवंतः “वर्ष-पहाड़' अर्थात्‌ 
बह्‌ पवंतश्हंखला जो सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रभागों को 
एक दूसरे से पृथक्‌ करती हे,--ज (वि०) ('वर्षेज' 
भी) बरसात में उत्पन्न,---धरः 1. बादल 2. हिजड़ा 
अन्तःपुर का रक्षक, खोजा--मालवि० ४, (इसी अर्थ 
में वर्षघर्ष शब्द भी हैँ ),--पुगः वर्षों का समुच्चय, 
--प्रतिबन्ध: सूखा, अनावृष्टि,--प्रियः चातक पक्षी, 
= वरः हिजड़ा, अन्तःपुर का रक्षक, खोजा,-- वृद्धिः 
(स्त्री ०) जन्मदित,---शतम्‌ शताब्दी, सो वर्ष -सहख्रम्‌ 
एक हजार वर्ष । 

वर्षक (वि०) [वृष्‌--ण्वुलू] बरसने वाला । 

वर्षणम्‌ [वृष्‌--ल्युट्‌] 1. वृष्टि, वर्षा 2. छिड़कना, बौछार, 
(आलं« से भी) द्रव्यवर्षणम्‌, 'घन की बौछार या 
घन बखेरना' । 

वर्षणिः (स्त्री०) [ वृष्‌+-अनिः | 1. वृष्टि 2. यज्ञ, यज्ञ 
सम्बन्धी कृत्य 3. क्रिया, कर्म 4. टिकना, रहना, डटे 
रहना, वर्तन । 

वर्षा [वृष्‌+अच्‌ +-टाप्‌] (प्राय: स्त्री०, ब० व०) 1. बर- 
सात, वर्षाऋतु, वर्षावायु - ग्रीष्मे पंचाग्निमध्यस्थो 
वर्षासु स्थण्डिलेशयः--याज्ञ७ ३॥५२, भट्टि० ७।१ 
2. बारिश, वृष्टि (इस अर्थ में एक वचन) । सम० 
— कालः बरसात, वर्षाऋतु, इसी प्रकार 'वर्षासमयः', 
--कालीन (वि०) वर्षा से उत्पन्न या संबंध रखने 
वाला--भू (पुं०) 1. मेंढक 2. एक कृषि विशेष, 
इन्द्रगोप,-भूः म्बी (स्त्री) मेंढकी या छोटा 
मेंढक,--रात्र: 1. बरसात की रात 2. बरसात । 

विक (वि०) [वर्ष -ष्णिक] बरसने वाला, बौछार करने 
वाला,-- कम्‌ अगर की लकड़ी । 


( ९०५ ) 


वर्षितस्‌ [वृष्‌--क्त| वृष्टि, वर्षा । 

वर्षिष्ठ (वि०) [अतिशयेन वृद्धः, वृद्धय-इष्ठन्‌, वर्षादेशः 
वृद्ध कौ उ० अ०] 1. अत्यंत बूढा बहुत बड़ा 2. 
अत्यंत बलवान्‌ 3. विशालतम, अत्यंत विस्तृत । 

वर्षीयस्‌ (वि०) स्त्री०-सी) [अममनयोरतिशयेन वृद्धः 
वृद्ध +-ईयसुन्‌, वर्षादेशः, वृद्ध की म० अ०] 1. अपेक्षा- 
कृत बड़ा, बहुत बूढ़ा 2. अपेक्षाकृत बलवान्‌ । 

वर्षुक (वि०) (स्त्री०-की ) [वृष्‌ --उकज्य_] बरसने वाला, 
जलमय, पानी डालने वाला--वर्षुकस्य किमयः कृतो- 
न्नतेरंबुदस्य परिहायंमूषरम्‌ - शि० १४४६, भट्टि० 
२।३७। सम० ` अब्दः,-अंबुदः बारिश करने वाला 
बादल । 

वष्मंम्‌ [वृष्‌--मन्‌ ] शरीर, दे० नी० । 

वष्मंन्‌ [वृष्‌ +-मनिन्‌] 1. शरीर, देह 2. माप, ऊँचाई 
-_वर्ष्मं द्विपानां विरुवंत उच्चकैवनेचरेभ्यश्चिरमाच- 
चक्षिरे-शि० १२।६४, रघु० ४।७६ 3. सुन्दर या 
मनोहर रूप । 

बह, बर्ह, बर्हण, बहिण, ) दे० बह, बह, बहंण, बहिण, 

बहन्‌, बहिस्‌ बहिन्‌, बहिस्‌ । 

बलू (म्वा० आ० टलते--परन्तु कभी कभी 'वलति' भी, 
वलित) 1. जाना, पहुंचना, जल्दी करना, अन्योऽन्यं 
शरवृष्टिरेव वलते ` महावी० ६1४१, प्रणयिनं परि- 
रब्बुमथांगनां ववलिरे वलिरेचितमध्यमाः - शि० 
६३१, ६।११, १९।४२, त्वदभिसरणरभसेन वलंती 
पतति पदानि कियंति चलंति--गीत० ६ 2. हिलना- 
जुलना, मुड़ना, घूम जाना--वलितकंधर - मा० 
११२९ 3. मुड़ना आकृष्ट होना, अनुरक्त होना 
~ हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात्‌ - गीत० ७, 
नलो० ३।५ 4. बढ़ाना वलन्नूपुरनिस्वना - सा० द० 
११६, अप्रन्दं कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुलतया वल- 
दुबाधां रावां सरसमिदमूचे सहचरी--गीत० १ 5. 
ढकना, घेरना 6. ढका जाना, घेरा जाना या घिर 
जाना, वि-., इधर-उधर सरकना, इधर-उधर लूढ़- 
कना -स्तिद्यति कूणति वेल्लति विवलति निमिषति 
विलोकयति तिर्यक्‌ --काव्य० १०, सम्‌, --, 1. 
मिलाना, गड़बड़ करना 2. संबद्ध करना, जोड़ना 
(बहुघा क्ताम्त रूप --दे० संवलित) । 

बल, दे० बल । 

बलक्ष, दे० बलक्ष । 

चलग्नः, ग्नम्‌ [अवलग्न इत्यत्र भागुरिमते अकारलोपः] 
कमर । 

बलनम्‌ |वल्‌ भावे ल्युट्‌] 1. सरकना, मुड्ना 2. वर्तुळाकार 
घूमना 3. (ज्यो० में) ग्रह की वक्रगति । 

बलभिः,-सी [वल्यते आच्छाद्यते वलू--अभि वा ङीप्‌] 
('वडभिः, -भी' का प्रयोग भौ अनेक वार होता हे) 


११४ 


1. ढलवां छत, लकड़ी का बना छप्पर का ढाँचा 

-धूपेजलिविनि: सृतैवेलभयः संदिग्घपा रावताः-विक्रम० 

३।२, मालवि० २।१३ 2. (धर का) सबसे ऊँचा 

भाग, दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुंगवातायनस्था 

नामा? १।१५, मेघ० ३८, शि० ३।५३ 3. सौराष्ट्र 

प्रदेश के अन्तर्गत एक नगर का नाम--अस्ति 

सोराष्ट्रेषु वलभी नाम नगरी--दश०, भट्टि० २२।३५। 

| वलंब [अवलंब इत्यत्र भागुरिमते अकारलोपः] दे० 
'अवलब' । 

बलयः, --[वल-|- अयन्‌] कंकण, बाजूबंद-- विहितविशद 
बिसकिसलयवल्या जीवति परमिह तव रतिकलया 
- गीत० ६, भट्टि ३२२, मेघ० २, ६०, रघु० १३। 
२१, ४३ 2. छल्ला, कुंडल श० १।३३, ७११ 
3. विवाहित स्त्री की करधनी 4. वृत्त, परिधि (प्रायः 
समास के अन्त में) आंतभ्रूवलयः दश० वेलावप्रव- 
ल्याम्‌ (उर्वीम्‌ )-रघु० १।३०, दिग्वलय--शि० 
९।८ 4. वाडा, निकुज-- यथा 'लतावलयमंडप' में, 
यः 1. बाड़, झाड़बन्दी 2. गलगण्ड रोग (बलयी कृ ` 
कंकण बनाना, वलयी भू करघनी या कंकण का काम 
देना) । 

वलयित (वि) [वलय+-इतच्‌] घिरा हुआ, घेरा हुआ, 
लपेटा हुआ । 

बलाक दे० 'बलाक' । 

वलाकिन्‌ दे० 'बलाकिन्‌' । 

बलाहक दे० 'बलाहक' । 

बलिः, - ली (स्त्रीश) (बलिः-ली भी लिखा जाता हुँ) 
[वल्‌ + इन्‌, पक्षे ङीष्‌] 1. (खाल पर) शिकन यो 
झुरी वलिभिर्मुखमाक्रान्तम्‌ 2. पेट के ऊपरी भाग 
में चमड़े पर पड़ी शिकन, झुर्री, सिकूडन इन, (विशेष कर 

स्त्रियों के - यह एक सौन्दर्यं का चिह्न समझा जाता 

है) मध्येन सा वेदिलिलग्नमध्या वलित्रयं चारु बभार 

बाला - कु० १।३९ 3. छप्पर की छत की बंडेरी। 

सम० भूत्‌ (वि०) घूंघर वाला, घुंधराले बालों वाला 

--कुसुमोत्खचितान्‌ वलीभूतश्चलयन्‌ भृ गरुचस्तवाल- 


कान्‌ ` रघु० ८।५३,--मुखः,-वदनः बंदर, मा० 
९।३१। 

बलिकः, कम्‌ [वलि+-कन्‌] छप्पर की छत का किनारा, 
भोलती । 


बलित (भू० क० कृ०) [वल्‌ ¬-क्त] 1. गतिशील 
2. हिला-जुला, घूम! हुआ, मुड़ा हुआ 3. घिरा हुआ, 
लिपटा हुआ 4. झुर्रीदार - कि० ११।४। 

बलिन, वलिभ (वि०) [वलिन-न (भ) वा! शुर्रीदार, 
सिकुड़नदार, झुर्रियों के रूप में आकुंचित, जिसमें 
झुरियाँ पड़ी हुई हों, पिलपिला-शि० ६।१३। 

बरिमत्‌ (वि) [वलि--मतुप्‌] झुरिदार । 


( ९०६ ) 


बलिर (वि) [वल--किरच्‌] भैंगी आँख वाला, एँचा- 
ताना, कनखी से देखने वाला । 

वल्िशम्‌,--शी [वलि--शो--क, वलिश--डीष्‌] मछली 
पकड़ने का काँटा । 

बलीकम्‌ [वल्‌--कीकन्‌] छप्पर की छत का किनारा, 
ओलती- शि० ३५३ | 

बलूकः [वल--ऊकः] एक पक्षाविशेष,--कम्‌ कमल की 
क ढी \ 

बलूल (वि०) [वल्‌+-लच्‌, ऊङ्‌] बलवान्‌, हूष्टपुष्ट, 
शक्तिशाली । 6 बे 

वल्क्‌ (चुरा० उभ० वल्कयतिन्ते) बोलना । 

वल्कः, कम्‌ [वल्‌‡-क, कस्य नेत्वम्‌] 1. वृक्ष की 
छाल स वल्कवासांसि तवाधुना हरन्‌ करोति मन्युं न 
कथं घनंजय:--कि० १।३५, रघु० ८११, भट्टि० 
१०।१ 2. मछली की खाल की परत या पपड़ी 
3. भाग, खण्ड । सम०--तरुः वृक्षवीशेष,--लोझः 
लोध्र वृक्ष का एक भेद । 

थल्कलः,--लम्‌ [वल्‌ ‡-कलच्‌, कस्य नेत्वम्‌] 1. वृक्ष की 
छाल 2. वक्कल से बनाई गई पोशाक, कान हे बने 
वस्त्र--इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी--श० 
११२०, १९, रघु० १२८, कु० ५८, हेमवल्कला: 
--६।६, 'सुनहरी छालवस्त्र धारी' (तु० चीरपरि- 
प्रह्मः -कु० ६।९२) । सम०--संवीत (वि०) 
छालवस्त्रघारी । 

बल्कवन्‌ (वि०) [वल्क+-मतुप्‌] मछली (जिसके शरीर 
पर पपड़ी हो) । 

वल्किलः [वल्क्‌ 1-इलच्‌] काँटा । 

वल्कुटम्‌ (नपू०) छाल, बक्कल । 

बल्ग (म्वा० उभ० वल्गति - ते, वल्गित) हिलना-जुना, 
जाना, इधर उघर घुमाना, शि० १२।२० 2. कूदना, 
उछलना, चौकडी भरना, छलांग मार कर चलना, 
सरपट दौइना (आलं० से भी) -पंच० १।६२, 
3. नाचना---भर्तृ ३३१२५ शि० १८।५३ 4. प्रसन्न 
होना--भट्टिण १३।२८ 5. खाना, शि० १४२९ 
6. अकड़ कर चलता, डींग मारना-भामि० १।७२ । 

घल्गनम्‌ [वल्ग्‌ +ल्युट्‌] उछलना, कूदना, सरपट दौड़ना । 
रघु० ९५१ । 

वल्गा [वल्ग्‌ +अच्‌ --टाप्‌] लगाम, रास--आलाने गृह्यते 
हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते --मृच्छ ० १1५० । 

बल्गित (भू० क० कृ०) [वल्ग्‌+क्त] 1. कूदा i 
छलांग लगाई हुई, उछला हुआ 2. गतिशील किया 
गया, नचाया गया--काव्या० २।७३,-तम्‌ 1.सरपट 
दौड़, घोड की एक प्रकार की दौड़ 2. अकड़ कर 
चलना, शेखी बघारना, डींग मारना--निमित्ताद- 
पराद्धषोर्घानुष्कस्येव वल्गितम्‌ -शि० २।२७। 


वल्गु (वि०) [वल्‌ संवरणे उ गूक्‌ च] 1. प्रिय, सुन्दर, 
मनोहर, आकर्षक - रघु० ५1६८, शि० ५२९, कि० 
१८११ 2. मधुर--भामि० २।१३६ 3. मूल्यवान्‌, 
-ण्ल्गु: बकरा । सम०--पत्रः एक प्रकार की जंगली 
दाल । 

वल्गुक [वल्गु--कन्‌] मनोहर, प्रिय, सुन्दर-कम्‌ 1. चन्दन 
2. मूल्य 3. लकड़ी । 

बल्गुलः [वल्ग्‌+- उल] गीदड़ । 

वल्गुलिका [वल्गुल--कन्‌--टापू, इत्वम्‌] 1. तैलचोर 
2. पेटी, डब्बा । 

वल्भ्‌ (म्वा० आ०) खाना, निगलना । 

वल्मिक,-वल्मिकि (पुं०, नप ) दे० “वल्मीक' । 

वल्मी [बल्‌ |-अच्‌, मुम्‌, नि० ङीष्‌] चिऊेंटी । सम० 
--कूटम्‌ बामी, दीमकों द्वारा बनाया मिट्टी का 
टीला । 

बल्मोकः,-कम्‌ [वलू--ईक, मुट्‌ च] वामी, दीमकों से 
बनाया गया मिट्टी का टीला,--घर्म शनेः संचिनुया- 
इल्मीकमिव पुत्तिकाः सुभा०, मेघ० १५, श० 
७।११,--कः 1. शरीर के कुछ भागों का सुज जाना, 
हाथी पाँव 2. वाल्मीकि कवि । सम०--शीर्ष एक 
प्रकार का सुरमा (जो अंजन की भांति प्रयुक्त किया 
जाता है) । 

वल्यु (ल्य) ल्‌ (चुरा० पर० वस्युलयति) 1. काट 
डालना 2. निर्मल करना । 

यल्ळू (म्वा० आ० वल्लसे) 1. ढकना 2. ढका जाना 
3. जाना, हिलना-जुरूना । 

वल्लः [वल्ल्‌+-अच्‌] 1. चादर 2. ती गुंजाओं के बराबर 
भार (वजन) 3. दूसरा बाट जो डेढ़ या दो गुंजा 
के बराबर होता है (आयु० में) 4. प्रतिषेध । 

बल्लको are Hn sd +डीषू] वीणा--अजस्रमास्फालि- 

i शु -शि० १।९, 

४।५७, ऋतु ० १।८, रघु० ८४१, १९।१३। 

वस्म (वि०) [वल्ल्‌+-अभच्‌] 1. प्यारा, अभिलषित, 
प्रिय 2. सर्वोपरि--भः 1. प्रेमी, पति--मा० ३।८, 
शि० ११।३३ 2. कृपापात्र,--पंच० १।५३ 3. अधी- 
क्षक, अध्यवेक्षक 4. मुख्य गोप 5. उत्तम घोड़ा (शुभ 
लक्षणों से युक्त) । सम० आचार्यः वैष्णव संप्रदाय 
के प्रसिद्ध प्रवर्तक का नाम, -- वालः साईस । 

वल्लभायितम्‌ [वल्लभ्‌+-क्यङ4-क्त] सुरतानन्द का 
आसन विशेष, रतिबंघ, तु* 'पुरुषायित' । 

वल्करम्‌ [वल्ल्‌+-अरन्‌] 1. अगर की लकड़ी 2. निकुंज 
3. झुरमुट । 

वल्लरी,-री (स्त्री०) [वल्ल्‌4-अरि वा डीप्‌] 1. बेल, 
रूता-अनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी- 
कु० ४।३१, तमोवल्लरी--मा० ५।६ 2. मंजरी । 


( ९७ ) 


वल्लबः (स्त्री०-वी) [ वल्ल--वा--क ] दे० “बल्लवः” 
शि० १२३९ । 

वल्लिः (स्त्री०) [ वल्लू+-इन्‌ ] 1. लता, बेल--भूतेशस्य 
भुजंगवल्लिवलयस्रडनद्धजूटा जटा: -मा० १२ 
2. पृथ्वी । सम० - दूर्वा एक प्रकार का घास । 

वल्ली (स्त्री) [ वल्लि--डीष्‌ ] बेल, घुमावदार पौधा, 
लता । सम०--जम्‌ मिर्च, दुक्षः साल का वृक्ष । 

वल्लुरम्‌ [ वल्ल्‌--उरन्‌ ] 1. निकुन्ज, पर्णशाला 2. वन- 
स्थली, झुरमुट 3. मंजरी 4. अनजुता खेत 5. रेगि- 
स्तान, जंगल, उजाड 6. सूखा मांस । 

वल्लरम्‌ | वल्ल्‌+-ऊरन्‌ ] 1. सूखा मांस 2. (जंगली) 
सूअर का मांस,--रम्‌ 1. झुरमुट 2. उजाड, वीरान 
3. अनजुता खेत । 

बल्ह 1 (भ्वा० आ० वल्हते) 1. प्रमुख होना, सर्वोत्तम 
होना 2. ढंकना 3. मार डालना, चोट पहुंचाना 
4. बोलना 5. देना । 
1 (चुरा उभ० वल्हयति-ते) 1. बोलना 2. चम- 
कना । 

चस्हिक, वल्हीक दे० बल्हिक, बल्हीक । 

वश्‌ (अदा० पर० वष्टि, a 1. चाहना, इच्छा 
करना, छालसा करना निःस्वो वष्टिशतं शती दश- 
शतम्‌--शान्ति० २।६, अमी हि वीयंप्रभवं भवस्य 
जयाय सेनान्यमुशन्ति देवा:--कु० ३1१५, श० ७२० 
2. अनुग्रह करना 3. चमकना । 

वझ (वि०) [ वश्‌ कर्तरि अच्‌ भावे अप्‌ वा ] 1. अधीन, 
प्रभावित, प्रभावगत, नियन्त्रणगत (प्राय: समास में) 
शोकवशः, मृत्युवशः आदि 2. आज्ञाकारी, विनीत, 
अनुवर्ती 3. विनम्र, वशीकृत 4. ' मुग्ध, आकृष्ट 
5. जादू द्वारा वश में किया हुआ,- जः, शम्‌ 
1. अभिलाषा, चाह, इच्छा 2. शक्ति, प्रभाव, निय- 
न्त्रण, स्वामित्व, अधिकार, अधीनता, दीनता, स्ववशः 
“अपने अघीन' स्वतन्त्र, लला वा “दूसरों के प्रभाव में- 
अनयत्‌ प्रभुशक्तिसम्पदा नुपतीननंतरान्‌ 
--रघु० ८१९, वशं नी,--आनो अधीन करना, वश 
में करना जीत लेना, वशं गम्‌,--इ,-या, अधीन होना, 
मार्गे से हट जाना, दब जाना, विनीत होना -न शुचो 
वरां वशिनामृत्तम गन्तुमहंसि--रघु० ८।१०, वशे कृ या 
बशीकु बस में करना, हावी होना, जीत लेना, मुग्ध 
करना, जादू से बस में करना, बज्ञात्‌ (अपा०) 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर "शक्ति के 
द्वारा? प्रभाव के द्वारा के कारण' “प्रयोजन से” अर्थ 
प्रकट करता हुँ, दैववशात्‌, वायुवशात्‌, कार्यवशात्‌ 
आदि 3. पालतू, रहने वाला 4. जन्म,--शः वेश्याओं 
का वासस्थान, चकला । सम०--अनुज,- वतिन्‌ 
(इसी प्रकार “वशंगत) (वि०) आज्ञाकारी, दूसरे की 


इच्छा का वशवर्ती, विनीत, अधीन (पुं०) सेवक, 
--ओढयकः सूंस,--क्रिया जीतना, अधीन करना--ग 
(वि०) अधीन, आज्ञाकारी--भतृं २९४ (-गा) 
वी पत्नी आब 

वशंवद (वि०) [ वश--वद्‌--खच्‌, चमूम ] ` आज्ञाकारी, 
अनुवर्ती, विनीत, अधीन, का (शा० तथा 
आलं०) कोपस्य कि नु करभोरु वशंवदाऽभूः - भामि० 
३।९, २१३६, १५७, नै० १।३३, सा ददर्श गुरुहर्षव- 
शंवदवदनमनंगनिवासम्‌ -गीत० ११ । 

वझका [ वश|-के|-क+-टाप्‌ ] आज्ञाकारिणी पत्नी । 

वज्ञ | वश्‌+-अच्‌+-टाप्‌ ] 1. स्त्री, अबला 2. पत्नी 
3. पुत्री 4. ननद 5. गाय 6. बाँझ स्त्री 7. बंध्या 
गाय 8. हथिनी- स्त्रीरत्नेषु ममोर्वशी प्रियतमा यूथे 
तवेयं वशा--विक्रम० ४1२५ । 

वशिः [ वश्‌+-इन्‌ ] 1. अधीनता 2. सम्मोहन, मन्त्रम्‌- 
ग्घता (नपुं०) वश्यता । 

वशिक (वि०) [ वश+ठन्‌ ] शून्य, रहित,--का अदर 
की लकड़ी । 

बशिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ वशः अस्त्यस्य इनि ] 
1. शक्तिशाली 2. nba baie ९ अघीन, 
विनीत 3. जिसने अपनी पर विजय 
प्राप्त कर ली है, जितेन्द्रिय (संज्ञा शब्द की भांति 
भी प्रयुक्त) --रघु० २७०, ८९०, १९।१, श० 
५।२८। 

बझिनी [ वशिन्‌ --डीप्‌] शमीवृक्ष, जैंडी का पेड़। 

वशिरः [वश्‌+-किरच्‌] एक प्रकार की मिर्च,--रस्‌ समुद्री 
नमक । 

वशिष्ट दे० 'वसिष्ठ' । 

वश्य (वि०) [ वश्‌+-यत्‌ ] 1. वश में होने के योग्य, 
नियन्त्रणीय, शासित होने के योग्य--आत्मवश्यैवि- 
घेयात्मा प्रसादमधिगच्छति-भग० २।६४ 2. वशीभूत, 
विजित, सधा हुआ, विनीत --भग० ६।३६ 3. प्रभाव 
या नियन्त्रण मे, अधीन, आश्रित, आज्ञाकारी-- तस्य 
पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो घामिकः सुधी:--हि० प्र० १८, 
(प्रायः समास में) (मनः) हृदि व्यवस्थाप्य समाधि- 
वश्यम्‌--कु० २।५०,--श्यः सेवक, आश्रित,- श्या 
विनम्रा या आज्ञाकारिणी पत्नी---यं ब्रह्माणमियं देवी 
वाग्वस्येवानुवर्तते - उत्तर० १।२ (जिसका भाषा पर 
पूरा आधिपत्य हैँ), इयम्‌ लौंग । 

वश्यका [वद्य-}-कन्‌+-टाप्‌] दे० “वश्या'। 

बष्‌ (स्वा० पर० वषति) क्षति पहुँचाना, चोट मारना, 
वघ करना । 

वषट्‌ (अव्य०) [वह डषटि] किसी देवता को आहुति 
देते समय उच्चारण किया जाने वाला शब्द (देवता 
के लिए संप्र० के साथ) इन्द्राय वषट्‌, पूष्णे वषट्‌ 


( ९०८ ) 


आदि । सम०-कतुं (पुं०) पुरोहित जो 'वषट' 
का उच्चारण करके आहुति देता हे, -- कारः 'वषट्‌' 
शब्द का उच्चारण करना । 

बच्क्‌ (म्वा० आ० वष्कते) जाना, हिलना-जुलना । 

वष्कयः [वष्क -]-अयन्‌ | एक वर्ष का बछडा । 

चष्कयणी, वष्कयिणी (स्त्री०) [ वष्कय--नी --क्विप्‌ 
तीङीष्‌, णत्वम्‌, वष्कय+-इनिञ-डीष्‌, णत्वम्‌] वह 
गाय जिसके बछडे बहुत बड़े हो गये हूँ, चिर प्रसूता, 
बहुत दिनों की ब्यायी हुई । 

अस्‌ 1 (भ्वा० पर० वसति-कभी कभी-वसते, उषित) 
1. रहना, बसना, निवास करना, ठहरना, डठे रहना, 
वास करना (प्रायः अधि० के साथ, परन्तु कभी कभी 
कर्म० के साथ) - धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने 
वनमाली-गीत० ५ 2. होना, विद्यमान होना, मौजूद 
होना, -वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि कि० 
८।३७, यत्राकृतिस्तत्र गुणा बसन्ति, भूतिः श्रीह्लीघतिः 
कीतिर्दक्षे वसति नालसे--सुभा० 3. वेग से चलना, 
(समय) बिताना (कर्म० के साथ), प्रेर० बसाना, 
आवास देना, आबाद करना - इच्छा० (विवत्सति) 
रहने की इच्छा करना; अधि-, (क्म ० के साथ) 
1. रहना, बसना, निवास करना, बस जाना - यानि 
प्रियासहचरर्चिरमध्यवात्सम्‌ उत्तर० ३।८, बाल्या- 
त्परामिव दशां मदनोऽघ्युवास-रघु० ५।६३, ११।६१, 
शि० ३1५९, मेघ० २५, भट्टि० १३ 2. उतरना, 
या अड्डे पर बैठना अनु-, (कमं० के साथ) निवास 
करना, आ-, (कर्म ० के साथ) निवास करना, बसना 
--रविमावसते सतां क्रियाये  विक्रम० ३७७, मनु० 
७।६९ 2. कार्यवाही प्रारम्भ करना--मनु० ३।२ 
3. व्यय करना, (समय) बिताना उप-, 1. रहना, 
ठहरना (इस अर्थ में कर्म० के साथ) 2. उपवास 
रखना, अनशन करना-मनु० २२२०, ५।२०, (आलं० 
से भी) उपोषिताम्यामिव नेत्राभ्यां पिबन्ती--दश०, 
नि-, 1. रहना, निवास करना, ठहरना--अहो 
निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभि:--श० १।२७, निव- 
सिष्यसि मय्येव--भग० १२।८ 2. मौजूद होना, 
विद्यमान होना,--पंच० १।३१ 3. अधिकार करना, 
बसना, अधिकार में लेना, नि€ू-, रह चुकना, अर्थात्‌ 
(किसी विशेष काल) की समाप्ति तक जाना, प्रेर०- 
निर्वासित करना, बाहर निकाल देना, देश निकाला 
देना,-रघु० १४।६७, परि-, 1. निवास करना, 
ठहरना 2. रात बिताना-दे० पर्युषित, प्र-, 1. रहना, 
निवास करना 2. विदेश जाना, यात्रा करना, घर से 
बाह्र जाना, देशाटन करना--विधाय वृत्ति भार्यायाः 
प्रवसेत्कार्यवान्नरः-मनु० ९।७४, रघु० ११।४, (प्रेर०) 
देशनिकाला देना, निर्वासित करना प्रति-, निकट 


रहना, पास में होना, वि-, परदेश में रहना (प्रेर०) 
देश निकाला देना, निर्वासित करना -- भट्टि ० ४३५, 
विप्र-, देशाटन करना, घर से बाहर जाना--रघु० 
१२।११, सम्‌-, 1. रहना, निवास करना 2. साथ 
रहना, साहचर्थ करना--मनु० ४।७९, याज्ञ ३।१५। 
7 (अदा० आ० वस्ते) पहनना, धारण करना-वसने 
परिधूसरे वसाना--श० ७।२१, शि० ९।७५, रघु० 
१२।८, कु० ३।५४, ७1९, भट्टि० ४1१०, प्रेर० 
(वासयति-ते) पहनवाना, नि-, सुसज्जित करना 
--भेट्टि० १५।७, वि-, धारण करना, पहनना-भट्टि० 
३।२० । 

1 (दिवा० पर० वस्यति) 1. सीधा होना 
2. दृढ़ होना 3. स्थिर करना । 

1४ (चुरा० उभ० वासयति-ते) 1. काटना, 
बाँटना, काट डालना 2. रहना 3. लेना, स्वीकार 
करना 4. चोट पहुँचाना, हत्या करना । 

४ (चुरा० उभ० वसयति-ते) सुगन्धित करना, 
सुवासित करना । 


बसतिः,-ती (स्त्री०} [ वस्‌--अति वा डीप्‌ ] 1. रहना, 


निवास करना, टिके रहना आश्रमेषु वसति चक्रे 
-र्‍मेघ० १, अपना निवास स्थिर किया'--श० ५।१ 
2. घर, आवास, निवास, वासस्थान-हर्षो हर्षो हृदय- 
वसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः-प्रसन्न० १।२२, श० २।१४ 
3. आघार, आशय, पात्र (आलं०) कु० ६।३७, इसी 
प्रकार 'विनयवसतिः' 'धर्मेकवसतिः' 4. शिविर, पड़ाव 
5. ठह्रने और आराम करने का समय- अर्थात्‌ 
रात्रि, तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतियेतः--रघु० 
१५।११, (वसतिः रात्रिः, मल्लि०) “उसने रात को 
विश्राम किया”, तिस्रो वसैतीरुषित्वा-७।३३, ११।३३। 


वसनम्‌ [वस्‌-ल्युट्‌] 1. रहना, निवास करना, ठहरना 


2. घर, निवास स्थान 3. प्रसाधन करना, वस्त्र घारण 
करना, कपड़े पहनना 4. वस्त्र, कपड़ा, परिधान, 
कपड़े - वसने परिधूसरे वसाना --श० ७।२१, उत्संगे 
वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम्‌ - मेघ० ८६, 
४१ 5. करधनी, तगड़ी । 


वसंतः [वस्‌+झच्‌] 1. वसंत ऋतु, बहार का मौसम 


(चैत्र और वेशाख यह दो मास वसंत ऋतु के होते 
हैं) मधुमाधवौ वसंतः- सुश्रु, सर्वं प्रिये चारुतरं 
बसन्ते--ऋतु० ६२, विहरति हरिरिह सरसबसंते 
- गीत० १ 2. मूर्तं या मानवीकृत वसंत जो काम- 
देव का साथी माना जाता हे--सुहृद: पश्र वसंत 
कि स्थितमू--कु० ४।२७ 3. पेचिस 4. चेचक, 
शीतला । सम०--उत्सबः वसन्तोत्सव, वसन्त ऋतु की 
रंगरेलियां (यह आनंदमंगल पहले चेत्र की पूणिमा 
को होली-उत्सव के अवसर पर मनाये जाते हैँ), 


( ९०९ ) 


-कालः बसन्त की लहर, बसन्त ऋतु, घोषिन्‌ 
(पुं) कोयल, जा 1. वासन्ती या माधवी लता 
2. बांसन्ती चहल-पहल, दे० वसन्तोत्सव,--तिलकः 
-कम्‌ वसन्त ऋतु का अलंकार--फुल्लं वसन्ततिलकं 
तिलकं वनाल्याः छंद० ५, ( कः का, कम्‌) एक 
छंद का नाम, दे० परिशिष्ट १,- दूतः 1. कोयल 
2. चैत्र का महीना 3. हिदोल राग 4. आमका 
वृक्ष,-- दूतौ श्यृंगवल्ली का फूल, --दुः,-दरुमः आम का 
वृक्ष, पंचमी माघ शुक्ला पंचमी, बंधुः; सखः 
कामदेव के विशेषण । 

वसा [वस्‌ +-अच्‌+-टाप्‌] 1.मेद, चरबी, मज्जा, पशुमज्जा, 
पशुओं के गुर्दे की चर्बी-मुद्रा० ३।२८, रघु० १५१५ 
2. कोई तेल या चर्बीवाला स्राव 3. मस्तिष्क । सम० 
--आढघः,-- आढ्यकः सूंस, छटा भेजा--पायित्‌ 
(पुं) कुत्ता । 

वसिः [वस्‌ --इन्‌| 1. कपड़े 2. निवास, आवास । 

वसित (भू० क० कृ०) [वस्‌+णिच्‌+-३त] 1. पहना 
हुआ, धारण किया हुआ 2. निवास 3. (अनाज 
आदि) संगृहीत । 

वशिरम्‌ [वस्‌ --किरच्‌] समुद्री नमक । 

वसिष्ठः ('वशिष्ठ' भी लिखा जाता है] 1. एक विख्यात 
मुनि का नाम, सूर्यवंशी राजाओं का कुल पुरोहित, 
कई वैदिक सूक्तो के ऋषि, विशेष कर ऋग्वेद के 
सातवें मंडल के; ब्राह्मणोचित प्रतिष्ठा तथा शक्ति 
के आदर्श प्रतिनिधि, विश्वामित्र ने उनकी समानता 
करने का बहुत प्रयत्न किया, और इसी कारण 
तत्संबन्धी अनेक उपाख्यान प्रचलित हो गये--तु० 
विइवामित्र 2. स्मृति के प्रणेता का नाम (कभी-कभी 
ऋषि के नाम पर ही इसका नाम “वसिष्ठ स्मृति 
लिया जाता हू) । 


बसु (नपुं) [वस्‌-उन्‌] 1. दौलत, धन स्वयं प्रदुग्धे- 
ऽस्य गुणेरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी-_कि० 
१।१८, रधु० ८1३१, ९६ 2. मणि, रत्न 3. सोना 
4. पानी 5. वस्तु. द्रव्य 6. एक प्रकार का नमक 
7. एक जड़ी-विशेष, वृद्धि (पं) 1. एक देव समूह 
(इस अर्थ में ब० व०) जो गिनती में आठ हैं--1. 
आप 2. ध्रुव 3. सोम 4. धर या धव 5. अनिल 
6, अनल 7. प्रत्यूष और 8. प्रभास, कभी-कभी 'आप' 
के स्थान में 'अह' को गिनते हैं - घरो ध्रुवश्च सोमश्च 
अहर्चेवानिलोऽनलः, 


4. शिव 5. 
रास 9. जुवा बांधने को रस्सी १० बागडोर 11. 
प्रकाश की किरण---निरकाश यद्रविमपेतवस्‌, वियदा- 
लयादपरदिग्गणिका -शि० ९।१०, शिथिलवसुमगाधे 


प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो- | 
अष्टाविति स्मृताः 2. आठ की संख्या 3. कुबेर | 
अग्नि 6. वृक्ष 7. सरोवर, तालाब 8. ¦ 


मग्नमापत्ययोधौ--कि० १।४६, (दोनों अवस्थाओं में 
“वसु' शब्द .का अर्थ घन दौलत भी हैं) 12. सूर्य 
=स्त्री० प्रकाश, किरण। सम०--ओ (औँ) कसारा 
1. इन्द्र की नगरी अमरावती 2. कुबेर की नगरी 
अलका 3. एक नदी का नाम जो अलका या अमरा- 
वती से संबद्ध हुँ, कीटः,- कृमिः भिक्षुक, दा 
पृथ्वी,-देवः कृष्ण के पिता और सूर के पुत्र का नाम 
एक वदुवंशी, "भूः सुतः कृष्ण के विशेषण 
देवता,--देव्या धनिष्ठा नाम का नक्षत्र, धभिका 
स्फटिक,--घा 1. पृथ्वी वसुधेयमवेक्ष्यतां त्वया-रघु ० 
८।८३ 2. भूमि--कु० ४।४, “अधिपः राजा “घरः 
पहाड़ विक्रम» १।७ "नगरम्‌ वरुण की राजधानी 
~ धारा,--भारा कुबेर की राजधानी,--प्रभा आग 
की सात जिह्लाओ में से एक,--प्राणः अग्नि का 
विशेषण,--रेतस्‌ (पुं) अग्नि,-- श्रेष्ठम्‌ 1. तपाया 
हुआ सोना 2. चांदी,--वेणः कर्ण का नाम, . स्थली 
कुबेर की नगरी का विशेषण । 

बसु (सू) कः [वसु--कृ--क] आक.का पौधा,--कम्‌ . 
1. समुद्री नमक 2. शिलोभूत लवण । 

बसुन्धरा [वसूनि धारयति---वसु--धृ--णिच्‌--खच्‌ 
न-टापू, मुम्‌] पृथ्वी, नानारत्ना वसुन्धरा --रघु० 
४1७ । 

वसुमत्‌ (वि०) [वस्‌ --मतुप्‌] दौलतमंद, धनवान,--ती 
पृथ्वी--वसुमत्या हि नृपाः कलत्रिण:--रघु० ८८२, 
श० १।२५। 

बसुलः [वसु--ला--क] सुर, देवता । 

बसुरा [वस्‌ +ऊरच्‌+-टाप्‌] वेश्या, रंडी, गणिका । 

वस्क्‌ (भ्वा० आ० वस्कते) जाना, हिलना-जुलना । 

बस्कय दे० 'वष्कय'.। 

वस्कयणी दे० 'वष्कयणी' । 

वस्कराटिका (स्त्री०) विच्छू । 

वस्त्‌ (चुरा० उभ० वस्तयति-ते) 1. क्षति पहुँचाना, 
हत्या करना 2. मांगना, निवेदन करना, याचना 
करना 3. जाना, हिलना-जुलना । 

वस्म्‌ [वस्त्‌ ‡-अच्‌] आवासस्थान-- स्तः बकरा दे०'बस्त' । 

वस्तकम्‌ [वस्त- -कै--क] कृत्रिम लवण । 

बस्तिः (पुं०, स्त्री०) [वस्‌ --तिः] 1. निवास, आवास, 
टिकना 2. उदर, पेट का नाभि से नीचे का भाग 
3. पेडू 4. मूत्राशय 5. पिचकारी, एनीमा । सम० 
मलम्‌ मूत्र--शिरस्‌ (नपुं०) 1. एनीमा की नली, 
-शोधनम्‌ (मूत्राशय साफ करने की) मूत्र बढ़ाने 
वाली दवा । 


| वस्तु (नपुं०) [वस्‌--तुन्‌] 1. वस्तुतः विद्यमान चीज, 


वास्तविक, वास्तविकता --वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽज्ञानम्‌ 
2. चोज, पदार्थ, सामग्री, द्रव्य, मामला--अथवा 


( ९१० ) 


मृदु वस्तु हिंसितुं मृदुनैवारभते कृतांतक:--रघु० | वस्तनम्‌ [वस-|-नन] करघनी, पटका या तागडी । 
८1४५, कि वस्तु विद्वन्‌ गुरवे प्रदेयम्‌ -५।१८, ३1५, | वस्नसा [वस्नं चर्म सीव्गति--सिव्‌--ड--ठापू] कण्डरा, 


वस्तुनीष्टेप्यनादरः--सा० द० 3. घनदौलत, सम्पत्ति, 
वैभव 4. सत, प्रकृति, नैसगिक या प्रवान गुण 
5 सामान (जिससे कोई वस्तु बन सके), सामग्री, 
मूलपदार्थ (आलं० से भी) आकृतिप्रत्ययादेवेनामनून- 
वस्तुका संभावयामि -मालवि० १ 6. (नाटक कौ) 
कथावस्तु, किसी काव्यकृति की विषयवस्तु,-- कालि- 
दासप्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशकुंतलारूयन नाटके- 
नोपस्थातव्यमस्माभिः--श० १, अथवा सद्वस्तु पुरुष- 
बहुमानात्‌ -- बिक्रम» १।२, आशीनंमस्क्रिया वस्तु- 
निर्देशो वापि तन्मुखम्‌ -सा० द/ ६, वेणी० १ 
7. किसी वस्तु का गूदा 8. योजना, रूपरेखा । सम० 
--अभावः 1. वास्तविकता की कमी 2. सम्पत्ति की 
हानि, - उत्थापनम्‌ ओझाई या झाड़फूंक अथवा अभि- 
चार के द्वारा (नाटकों मे) किसी उपख्यान की रचना 
--सा० द० ४२०, - उपसा, दण्डी के अनुसार उपमा 
का एक भेद, दण्डी द्वारा निरूपित लक्षण राजीवमिव 
ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्पले इव, इयं प्रतीयमानेकषर्मा 
वस्तूपमैव सा -- काव्या २।१६, (यह एक ऐसी 
उपमा की बात है जहाँ साधारण घर्म का लोप हो 
गया है), -- उपहित (वि०) उपयुक्त पदार्थं के साथ 
व्यवहृत, उपयुक्त सामग्री पर अपित--रघु० ३।२९, 
-- मात्रम्‌ किसी विषय की केवल रूपरेखा या ढांचा 
(जिसे बाद में विकसित किया जा सके) । 


बस्तुतम्‌ (अव्य०) [वस्तु+-तस्‌] 1. दरअसल, वास्तव 


में, सचमुच, वाकई 2. अनिवायंत:, यथार्थतः, तत्त्वतः 
3. इसका स्वाभाविक फल यह हैँ कि सच बात तो 
यह हे कि, निस्सन्देह । 

वस्त्यम्‌ [वस्तिञ-यत्‌] घर, आवासस्थान, निवासस्थान - 
शि७ १३।६३ । 

चस्त्रम्‌ [वस्‌ ष्ट्रन्‌] 1. परिघान, कपड़ा, कपड़े, पहनावा 
2. वेशभूषा, पोशाक । सम० - अगारः,-रम्‌,-गृहम्‌, 
तम्ब,--- अंचलः,--अंतः कपड़े की किनारी या वस्त्र 
की झालर,--कुट्टिमम्‌ 1. तम्बू 2. छतरी,--ग्रंथिः 
घोती या साड़ी की गांठ (जो नाभि के निकट कपड़े 
में लगाई जाती ह), तु० नीवि,-निर्णेजकः घोबी, 
--परिधानम्‌ कपड़े पहनना, वस्त्रघारण करना, 
--पुत्रिका गुडिया, पुत्तलिका, पूत (वि०) कपड़े 
में छाना हुआ--वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌--मनु० ६1४६, 
--भेदकः,--भेदिन्‌ (पुं०) दर्जी,--योनिः कपड़े का 
उपादान (कपास आदि ),--रंजनम्‌ कुसुभ । 

अस्तम्‌ [वस्‌ --न] 1. भाडा, मजदूरी (इस अर्थ में पुं० 
भी) 2. निवासस्थान, आवासस्थान 3. दौलत, द्रव्य 
4. वस्त्र, कपड़े 5. चमड़ा 6. मूल्य 7. मृत्यु । 


स्नाय्‌ । 


वह (चुरा० उभ० वंहवति-ते) उज्ज्वल करना, चम- 


काना, रोशनी करना । 


बह (भ्वा० उभ० वहति- ते, ऊढ, कमं० उह्यते) 1. ले 


जाना, नेतृत्व करना, धारण करना, वहन करना, 
परिवहन करना, (प्रायः दो कर्म० के साथ )--अजां 
ग्रामं वहति, बहति विधिहुतं या हविः--श० १।१, न 
च हव्यं वहत्यग्नि:--मनु ० ४।२४० 2. ढोना, आगे 
चलाना, बहा कर ले जाना, धकेलना- जलानि या 
तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌--रघु० 
१३६१, त्रित्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठाम्‌- श० 
७७, रघु० ११।१० 3. जाकर छाना, ले आनां 
—वहति जलमियम्‌ मुद्रा० १।४ 4. धारण करना, 
सहारा देना, थाम लेता, जीवित रहना---न गर्दभा 
वाजिधुरं वहंति मृच्छ० ४। १७, ताते चापद्वितीये वहति 
रणघुरां को भयस्यावकाशः वेणी० ३।५, “जब मेरे 
पिता हुरावल का नेतृत्व कर रहे हैं, वहति भुवन- 
णेश्रीं शेषः फणाफलकस्थिताम्‌-भत्‌ं० २३५, श० 
७।१७, मेघ० १७5. उठाकर ले जाना, अपहरण 
करना--अद्रे: श्वृंग वहति (पाठांतर---हरति') पवनः 
कि स्विद--मेघ० १४ 6. विवाह करना--यदूढया 
वारणराजहायंया-कु० ५।७०, मनु ० ३।३८ 7. रखना, 
अधिकार में करना, भारवहन करना--वहसि हि 
घनहार्यं पण्यभूतं शरीरम्‌-मृच्छ० १।३१, वहति 
विषधरान्‌ पटीरजन्मा --भामि० १।७४ 8. घारण 
करना, प्रदर्शित करना, दिखाना-लक्ष्मीमुवाह सकलस्य 
शशांकमू्तेः---किं० ५।९२, ९।२ 9. मुंह ताकना, 
सेवा करना; देखभाल करना--मुग्धाया मे जनन्या 
योगक्षेमं वहस्व--मालवि० ४, तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ -अग० ९।२२ 10. भुगतना, 
टटोलना, अनुभव करना, भामि० १।९४, इसी प्रकार 
"दुःख, हषं, शोक तोषं आदि 11. (इस अर्थ में तथा 
निम्नांकित अर्थों में अकर्मक) धारण किया जाना, ले 
जाया जाना, चलते रहना, वहतं बलीवर्दो वहतम्‌ 
मृच्छ ६, उत्थाय पुनरवहत्‌ का०, पंच० १।४३, 
२९१ 12. (नदी आदि का) बहना-प्रत्यगू हुर्महानयः 
--महा ०, परोपकाराय वहंति नद्यः--सुभा ० 13. (हवा 
का) चलना, मंदं वहति मारुतः--राम०, वहति 
मलयसमीरे मदनमुपनिघाय गीत० ५, प्रेर० (वाहयति 
--ते) 1. धारण कराना, मिजवाना, मंयवाना, ले 
जाया जाना 2. हाँकना, ठेलना, निदेश देना 3. आर 
पार जाना, पारगमन करना--सवाह्मते राजपथः 
शिवाभिः -रघु० १६।१२, भवान्‌ वाहयेदघ्वशेषम्‌ 


(९११ ) 


-+मेघ० ३८ 4. उपयोग करना, ले जाना--भट्टि० 
१४२३, इच्छा० (विवक्षति--ते) ले जाने की इच्छा 
करना, अति -., गुजारना, (समय) बिताना, मुख्य 
रूप से प्रेर०, मा० ६1१२३, रघु० ९1७०, अप-, 1. हाँक 
कर दूर भगा देना, हटाना, दूर ले जाना रघु० १३! 
२२, १६।६ 2. छोड़ना, त्यागना, तिलांर्जाल देना 
--रघु० ११।२५ 3. घटाना, व्यवकलन करना, आ-, 
1. पूरी तरह समझा देना 2. जन्म देना, पैदा करना 
प्रवृत्त होना या झुकना-_व्रीडमावहति मे स संप्रति 
रघु० ११।७३, श० ३।४ 3. वहन करना, कब्जे में 


करना, रखना- चौर» १८ 4. बहना 5. प्रयोग |. 


करना, उपयोग करना (प्रेर०) (देवता का) आवाहन 
करना, उद्‌ -, 1. विवाह करना-पाथिवीमुदवह- 
द्रघूदहः--रघु० ११।५४, मनु० ३।८, भट्टि० २।४८ 
2. ऊपर उठाना, उन्नत होना 3. संभालना, जीवित 
रखना, ऊँचे उठाना, सहारा देना--रघु० १६।६० 
4. भुगतना, अनुभव करना 5. अधिकार में करना, 
रखना, पहनना, धारण करना,--कु० १।१९, विक्रम? 
४।४२ 6. समाप्त करना, पूरा करना, उप--, 
1. निकट लाना 2. उपक्रम करना, आरम्भ करना, 
नि, संभाले रखना, जीवित रखना, सहारा देना -- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते--गीत० १, निस्‌-, 1. समाप्त 
होना 2. अवलंबित होना,'''की सहायता से निर्वाह 
करना, (प्रेर०) --समाप्ति तक ले जाना, पूरा करना, 
समाप्त करना, प्रबंध करना--श० ३, परि , छल- 
कना, प्र -, वहन करना, ले जाना, खींचते रहना 
2. वहा ले जाना, ले जाना, वहन करते जाना-भट्टि० 
८५२ 3. सहारा देना, (भार) वहन करना, 
4. बहना 5. खिलना 6. रखना, अधिकार में करना, 
स्पर्श करना या महसूस करना, वि--, विवाह करना, 
सम्‌, - , 1, ले जाना, धारण किये जाना 2. मसलना, 
दवाना, दे० प्रेर० 3. विवाहे करना, दिखौना, प्रदर्शित 
करना, प्रस्तुत करना, (प्रेर०) मसलना, या मालिश 
करना श० ३।२१। 

वहः [वह्‌-कर्तरि अच्‌] 1. वहन करने वाला, ले जाने 
वाला, सहारा देने वाला 2. बैल के कंधे 3. सवारी 
यान 4. विशेष करके घोड़ा 5. हवा, वायु 6. माग 
सड़क 7. नद, नाला 8. चार द्रोण की माप । 

बहतः [वह्‌ +- अतच्‌] 1. यात्री 2. बैल । 

बहतिः [वह्‌ --अतिः] 1. बेल 2. हवा, वायु 3. मित्र, 
परामशेदाता, सलाहकार । 

बहती, वहा [वहति-{-ङीष्‌, वह्‌+-टाप्‌] नदी, सरिता । 

बहतुः [वह --अतु] बेल । 

वहनम्‌ [वह्‌ +-ल्युट्‌] 1. रे जाना, धारण करना, ढोना 
2. सहारा देना 3. बहना 4. गाड़ी, यान 5. नाव, डोंगी । 


वहंतः [वह्‌ + झच्‌] 1. वायु 2. शिशु । 

बहल (वि०) दे० 'बहल' । 

वहित्रम्‌, वहित्रकम्‌ बहिनी [वह इत्र, वहित्र +कन्‌, 
वह 4-इनि--डीष्‌] डोंगी, बेडा, नाव, किदती,-प्रत्यू- 
षस्यदृश्यत किमपि वहित्रम्‌ -दरश०, प्रलय पयोधिजले 
घृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌-गीत०१ । 

बहिस्‌ दे० 'बहिस्‌' । 

बहिष्क (वि०) [वहिस्‌+-कन्‌] बाहरी, बाह्यपत्रसंबंधी । 

यहेड्कः (पुं०) बहेड़े का पेड, विभीतक का वृक्ष । 

वह्निः [वह्‌ +निः] 1. अग्नि--अतृणे पतितो वह्लिः स्वयमे- 
वोपशाम्यति -सुभा० 2. पाचनशक्ति, आमाशय का 
रस 3. हाज़मा, भूख लगना 4. यान । सम० कर 
(वि०) 1. अन्तर्दाहक 2. ` पाचनशक्ति को उद्दीप्त 
करने वाला, क्षुधावधंक,-काष्ठम्‌ एक प्रकार की 
अगर की लकड़ी, - गंघः धूप, लोबान,-- गर्भः 1. बांस 
2. शमी या जैंडी का वृक्ष, तु० अग्निगर्भ, दीपकाः 
कुसुंभ का पेड,- भोग्यम्‌ घी,--मित्रः हवा, वायु, 
- रैतस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण,-लोहम्‌, -- लोहकम्‌ 
तांबा, - वणम्‌ लाल रंग का कुमुदु, रक्तोत्पल, 
--बल्लभः रा, बीजम्‌ 1. सोना 2. चूना--शिखम्‌ 
1. केसर 2. कुस्‌ंभ, सखः हवा, - संज्ञकः चित्रकवृक्ष । 

यह्यम्‌ [वह +-यत्‌] 1. गाडी 2. यान, सवारी,--ह्या एक 

मुनि को पत्नी । 

बह्धिक, वह्कोक दें 'ब द्विक, बह्लीक' । 

बा (अव्य०) [वा--क्विप्‌ | 1. विकल्प बोधक अव्यय, या, 
परंतु संस्कृत में इसकी स्थिति भिन्न है, या तो यह्‌ 
प्रत्येक शब्द या उक्ति के साथ प्रयुक्त होता है, अथवा 
अन्तिम के साथ, परन्तु यह वाक्य के आरंभ में कभी 
प्रयुक्त नहीं होता, तु० 'च' 2. इसके निम्नांकित अर्थ 
हैं (क) और, भी,--वायुर्वा दहनो वा-गण०, अस्ति 
ते माता स्मरसि वा तातम्‌ -उत्तर० ४, (ख) के 
समान, जैसा कि - जातां मन्ये तुहिनमथितां पद्मिनीं 
वान्यरूपाम्‌ -मेघ० ८३, मणी वोष्ट्रस्य छंबेते 
--सिद्धा०, हूष्टो गर्जति चातिदपितबलो दुर्योधनो वा 
शिखी--मृच्छ० ५।६, माळवि० ५।१२, शि० ३1६३, 
४।३५, ७६४, कि० ३।१३ (ग) विकल्प 
से--(इस अर्थ में बहुधा इसका प्रयोग व्याकरण 
के नियमों मे--जेसा कि पाणिनि के सूत्र--होता हँ) 
दोषो णौ वा चित्तविरागे-पा० ६।४।९०, ९१ 
(घ) संभावना (इस अर्थ में 'वा' बहुधा प्रश्नवाचक 
सवनाम और उससे व्युत्पन्न 'इव' 'नाम' जैसे शब्दों 
के साथ जोड़ दिया जाता हैँ तथा 'संभवतः' या 
'कदाचित्‌' शब्दों से उसे अनूदित किया जाता हैं 
कस्य वान्यस्य वचसि मया स्थातव्यम्‌ -का०, 
परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते-पंच० 


( ९१२ ) 


१।२७, (ङ) कभी-कभी केवल पादपूति के लिए ही 
प्रयुक्त होता हे 3. जब 'वा' की पुनरुक्ति की जाती 
हुँ तो इसका अर्थ होताहँ या-या सावा | 
दीया वा मूतिजेलमयी मम -कु० २।६०, तदत्र 
परिश्रमानुरोधाद्वा उदात्तकथावस्वुगौरवाद्वा नवनाटक- 
दशैनकुतृहलाद्वा भवङद्भिरवधानं दीयमानं प्रार्थये- 
विक्रम० १, (अथवा या, कुछ-कुछ, अन्यथा---दे० 
'अथ' के नीचे, न वा नही, न तो, न, यदि वा अगर, 
अन्यया, कि वा कि, क्या, आया कि आदि! 
वा (म्वा० अदा० पर० वाति, वात या वान) 1. हवा का 
चलना -वाता वाता दिशि दिशि न वा सप्तधा 
सप्तभिन्ना--वेणी० ३1६, दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः 
रघु ३।१४, मेघ० ४२, भट्टि ७१, ८।६१ 
2. जाना, हिलना-जुलना 3. प्रहार करना, चोट 
पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना--प्रेर० (वापयति-ते) 
1. हवा चलवाना 2. वाजयति - ते - डुलना, आ-, 
हवा का चलना बद्धां बद्धां भित्तिशंकाममृष्मिन्नावा- 
नावान्मातरिशवा निहन्ति--कि० ` ५।३६, भट्टि 
१४।९७, निस्‌--, 1. खिलना 2. ठंडा होना, शान्त 
होना, (आल० से भी) वपुर्जलाद्रापवनेने निर्ववो 
नएशि० ११६५, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति. मनो 
मनोभवज्वलिते सुभा० 3. फूंक मारना, बुझना, तिष्प्रभ 
होना -निर्वाणदीपे किमु तेल दानम्‌, निर्वाणभूयिष्ठ- 
मथास्य वीर्य संधुक्षयंतीव वपुर्गुणेन ` कु० ३।५२, शि० 
१४।८५, (प्रेर०) 1. फूंक मारना, बुझाना 2. शांत 
करना, गर्मी दूर करना, शीतल करना-रत्त० ३।११, 
रघु० १९।५६ 3. रिहाना, सान्त्वना देना, आराम 
पहुँचाना -रघु० १२।६३, प्र ~, बि --, हवा का 
चलना --वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणाम्‌ --ऋतु० 


६।२३ । 
वांश (वि०) (स्त्री शी) [वंश --अण्‌] बांस का बना 
हुआ, झी बंसलोचन । 


बांशिकः [वंश--ठक्‌] 1. बांस काटने बाला 2. 
बजाने वाला, बाँसुरिया । 

वाकम्‌ [वक +-अण्‌] सारसों का समूह या उड़ान । 

चाकल दे० 'बाकुल' । 

दाश्यम्‌ [वच्‌+-प्यत्‌, चस्य कः] 1, वक्तृता, वचन, 
वक्तव्य, उक्ति, कथन शृणु मे वाक्यम्‌ मेरे वचन 
सुनो', वाक्ये न संतिष्ठते आज्ञा पालन नहीं करता है 
“शि० २२४ 2. बात, उपताक्य (किसी विचार 
का पूर्णोच्चारण )-वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः 
पदोच्चय: -सा० द० ६, श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये 
समासे तद्धिते तथा-काव्य १० 3. तके, अनुमान 
(तकं में) 4. विधि, नियम, सुत्र । सम०-- अर्थः 
वाक्य का अर्थ, “उपमा दण्डी के अनुसार उपमा का 


वांसूरी 


एक भेद--दे० काव्या० २।४३,-_आलापः वार्तालाप, 
बातचीत, प्रवचन, खंडनम्‌ किसी उक्ति या तर्क का 
निराकरण,--पदीयम्‌ भर्तृहरि द्वारा रचित एक पुस्तक 
का नाम,--पद्धतिः (स्त्री) वाक्य बनाने की रीति, 
वाक्यविन्यास, लेखनरोली,- प्रबंघः 1. पुस्तक, संबद्ध 
रचना 2. वाक्य प्रवाह, प्रयोगः वक्तृता को काम में 
लाता, भाषा का उपयोग,--भेदः भिन्न उक्ति, विभिन्न 
वक्तव्य मुद्रा० २, - रचना, विन्यासः वाक्य में 
शब्दों का क्रम, शब्द योजना, वाक्यरचनाविचार, 
शेषः 1. किसी बात का अवशिष्ट भाग, पूरा न 

किया गया या अपूर्ण वाक्य सदोषावकाश इव ते 
वाक्य शेषः विक्रम० ३ 2. न्यून पद वाक्य । 

वागरः [वाचा इयति गच्छति, वाच्‌ +-ऋ न-अच्‌] 1. ऋषि, 
मुनि, पुण्यात्मा 2. विद्वान्‌ ब्राह्मण, विद्यार्थी 3. शूर, 
वीर, सुरमा £. सान, सिल्ली 5. बाधा, रुकावट 
6. निश्चिति 7. बड़वानल 8. भेड़िया । 

बागा (स्त्रीश) लगाम । 

बागुरा | वा हिसने उरच्‌ गन्‌ च ] खटकेदार पिजडा, 
जाळ, पाश, फन्दा, जालीदार फ़न्दा--को वा दुर्जन- 
वागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌--पंच० १।१४६। 
सम्‌० - वृत्तिः जंगली जानवरों को पकड़ कर प्राप्त 
होने वाली आजीविका (-त्तिः) बहेलिया, शिकारी । 

बागुरिकः [ वागुरा+-ठक्‌ ] बहेलिया, शिकारी, हरिण 
पकड़ने वाला -रघु० ९१५३ । 

वाग्मिन्‌ (वि०) [ वाच्‌ अस्त्यर्थे ग्मिनिः चस्यः कः ] 
1. वाक्पटु, वाक्चतुर 2. बातूनी 3. शब्दाङम्बरपूर्ण, 
शब्द्संक्रान्त पुं० 1. प्रवक्ता सुवक्ता-अनिर्लोडित- 
कार्यस्य वाम्जाल वाग्मिनो वृथा--शि० २1२७, १०९, 
कि० १४।६, पंच ० ४।८६ 2. बृहस्पति का नाम । 

बाग्य (वि०) [ वाचं यच्छति-यम्‌+-ड ] 1. कम बोलने 
वाला, मितभाषी 2. सत्य बोलने वाला, --ग्यः विनय, 
नम्रता । 

वांकः (पुं०) समुद्र । 

बांक्ष (म्वा० पर० वांक्षति) अभिलाषा करना, इच्छा 
करना । तक 

वाङ्मय (वि०) (स्त्री०-यी) [ वाच्‌+मयद | 1.. 
से युक्त रघु० ३।२८ 2. वाणी या वचनों से संबन्ध 
रखने वाला -मनु० १२।६, भग० १७१५ 3. वाणी 
से युक्त 4. वाक्पटु, अलंकारपूर्ण, वाग्विदग्ध,--यम्‌ 
1. वाणी, भाषा-म्यरस्तजन्भगर्लातिरेभिर्दशभिरक्षरैः 
समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं त्रेलोक्यमिव विष्णुना--छन्द० 
१३० ७।९०, शि० २।७२ 2. वाग्मिता 3. आलं- 
कारिक,--यी सरस्वती देवी । 

वाच्‌ (स्त्री?) [ वच्‌-क्विप्‌ दीर्घोऽसंप्रसारणं च ] 
1. वचन, शब्द, पदावली (विप० अर्थ) वागर्थाविव 


( ९१३ 


सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये--रघु० १1१ 2. वचन, बात, 
भाषा, वाणी--वाचि पुण्यापुण्यहेतव:--मा० ४, लौकि- 
कानां हि सावूनामर्थं वागनुवतंते, ऋषीणां पुनरा- 
द्यानां वाचमर्थोऽनुधावति उत्तर० १।१०, विनिश्चि- 
तार्थामिति वाचमाददे कि० १।१०, 'यह वचन कहे 
निम्नांकित कहा' १४१२, रघु० १।५९, शि० २।१३, 
२३, कु० २३ 3. वाणी, शब्द--अशरीरिणी वागुद- 
चरत्‌-उत्तर० २, मनुष्यवाचा --रघु० ३१५३ 4. उक्ति, 
वक्तव्य 5. भरोसा, प्रतिज्ञा 6. पदोच्चय, कहावत, 
लोकोक्ति 7. विद्या की देवी सरस्वती । सम०- अर्थः 
(वागर्थः) शब्द और उसका अर्थ--रघु० १।१, ऊ० 
दे०,--आडम्बरः (वागाडम्बरः) शब्दाडम्बर, वाग्जाल, 
~-आत्मन्‌ (वागात्मन्‌) (वि०) शब्दों से युक्त 
उत्तर० २, ईशः (वागीशः) 1. सुवक्ता, वाकूपटु 
2. देवताओं के गुरु बृहस्पति का विशेषण 3. ब्रह्मा 
का विशेषण-कु० २।३, (-शा) सरस्वती का नाम, 
--ईदवरः (वागीश्वरः) 1. सुवक्ता, वाक्पटु 2. ब्रह्मा 
का विशेषण, (-री) वाणी की देवता सरस्वती देवी, 
-ऋषभः (वागृषभः) बोलने में प्रमुख, वाकपटु या 


विद्वान्‌ पुरुष, कलहः (वाक्कलह) झगड़ा, उत्पात, 
कीरः (वाक्कीरः) पत्नी का भाई,- गुदः 
(वाग्गुदः) एक प्रकार का पक्षी, गुलिः, गुलिकः 


(वाग्गुलि आदि) राजा का पानदान-वाहक-तु० 
'तांबूलकरंक वाहिन्‌',--चपल (वि०) (वाक्चपल) 
बकवात करने वाला, निरर्थक और असंगत बातें करने 
वाला, . चापल्यम्‌ (वाक्चापल्यम्‌) निरर्थक बातें, 
बकवास, गपशप, -- छलम्‌ (वाकूछलम्‌ ) शब्दों के द्वारा 
बेईमानी, टालमटूल उत्तर, गोलमाल-मुद्रा० १,-जालम्‌ 
(वाग्जाळग्‌) झब्दाडंबरपूर्ण असार बातें शि० 
२।२७, डंबरः (वाग्डंबरः) 1. निस्सार उक्ति 
2, बड़े बोल, दंडः (वाग्दंड:) 1. भत्संनापूर्ण वचन 
डांट-फटकार, झिडकी 2. बोलने पर नियन्त्रण, शब्दों 
या वचनों पर रोक --तु० त्रिदंडः, -दत्त (वाग्दत्त) 
(वि०) प्रतिज्ञात, संबद्ध, जिसकी सगाई हो चुकी 


हो, (त्ता) संबद्ध या सगाई हुई कन्या,- दरिद्र 
(वाग्दरिद्र) (वि०) वचनों में दरिद्र अर्थात्‌ कम 
बोलते वाला, दलम्‌ (वाग्दलम्‌) ओष्ठ-दानम्‌ 
(वाग्दानम्‌) सगाई, दुष्ट (वाग्दुष्ट) (वि०) 1. गाली 
देने वाला, बदजबान, अश्लीलभाषी 2. व्याकरण 

| दृष्टि से अशुद्ध भाषा बोलने वाला, (ष्टः) 


निन्दक 2. वह ब्राह्मण जिसका उपनयनसस्कार 
ठोक समय पर न हुआ हो,--देवता,-देवी (वाग्देवता, 
वाग्देवी) वाणो की देवता सरस्वती देवी वाग्देवता- 
याः सांमुख्यमाधत्ते --सा० द० १,-दोषः (वाग्दोषः) 
1. (अरुचिकर) शब्द का उच्चारण--वाग्दोषाद्‌ 


११५ 


) 


गर्दभो हतः--हि० ३ 2. अपशब्द, मानहा 
3. व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भाषण, निबंध 
(वास्निबंधन) (वि०) वचनों पर आश्रित रह 
वाला, - निश्‍चय: (वाङ्निश्चयः) मुंह के वचनः 
मंगनी, विवाह-संविदा, - निष्ठा (वाङ्निष्ठा) (अपः 
वचनों या प्रतिज्ञा) के प्रति भक्ति या श्रद्धा- प 
(वि०) (वाकूपटु) बोलने में कुशल, वाकचतुर 
षति (वि०) (वाक्पति) वाकूचतुर, अलंकार 
युक्त, (तिः) बृहस्पति का नाम (इस अर्थं में 'वाचस 
पतिः’ का भी प्रयोग होता हं) ,--पारुष्यम्‌ (वाक्‌पो 
रुष्यम्‌) 1. भाषा की कर्कशता 2. शब्दो द्वार 
अपमान, अपदान्दयुक्त भाषा, मानहानि, प्रचोदन! 
(वाक्प्रचोदनम्‌) वचनों में अभिव्यक्त किया गय 
आदेश्च, प्रतोदः (बाक्प्रतोदः) वचनों द्वारा उकसानः 
मड्काने वाली या उपालंभयुक्त भाषा,-- प्रलाप 
(वाकूप्रलापः) वाग्मिता,--बंधनम्‌ (वाग्बंधनम्‌ 
भाषण बंद करना, चुप करना - अमरु० १३,-सनरे 
(द्वि० व०-वाडमनसी--वेदिक भाषा में) वाणी औ 


मन,--सात्रम्‌ (वाङ्मात्रम्‌) केवल वचन,--मुखर 
(वाङ्मुखम्‌) किसी वक्तृता का आरंभ या प्रस्तावना 
"आमुख, भूमिका,-यत (वि०) (वाग्यत) जिसर 
अपनी वाणी को नियंत्रित कर लिया हूँ या दमा 
कर लिया हं, मौनी,-- यमः (वाग्यमः) जिसने अपर्न 
बोली को नियंत्रित कर लिया हे, मुनि, ऋषि,-याम 
(वाग्यामः) मूक पुरुष, ` युद्धम्‌ (वाग्युद्धम्‌) शब्दं 
की लड़ाई, गरमागरम वादविवाद या चर्चा, विवादा 
स्पद विषय, -- बज्न; (वास्वप्त्रः) 1. कठोर (वड 
की भांति) शब्द - अहह दारुणो वाग्वज्र:-उत्तर० ¦ 
2. कठोर भाषा,--विदग्ध (वाग्विदग्ध:) ( वि० ) 
बोलने में कुशल (ग्धा) मधुरभाषिणी और मनोहा 
रिणी,- विभवः (वाग्विभवः) शब्दों का भंडार 
वर्णनशक्ति, भाषा पर आधिपत्य--मा० १।२६. 
रघु० १॥९,- विलासः (वाग्विलासः) ललित या 
प्रांजळ भाषा,--व्यवहारः (वार्व्यवहारः) मौखिक 
विचारविमशे---प्रयोगप्रघानं हि नाट्यशास्त्रं किमत्र 
वाग्व्यवहारेण मालवि० १, व्ययः (वाग्व्ययः) 
शब्दों का हास, व्यापारः (वाग्व्यापारः) 1. बोलने 
की रीति 2. भाषणशली या अभ्यास, संयमः (वाकः 
संयमः) भाषण या बोलने पर नियंत्रण । 

वाचः [वच्‌-।-णिच्‌+-अच्‌] 1. एक प्रकार की मछला 
2. मदन नाम का पौधा । 

बाचंथम (वि०) [वाचो वाक्यात्‌ यच्छति विरमति---वाच 
+-यम्‌ न-खच्‌ नि० अम्‌] जिह्वा को रोकने वाला 
पूर्ण निस्तब्धता रखने वाला, चुप रहने वाला, मौनी 
स्वल्पभाषी - उपस्थिता देवी तद्वाचंयमो भव-विक्रम 


( ९१४ ) 


३, विद्वांसो वसुधातले परवच: इलाघासु वाचंयमाः ¦ 


--भामि० ४ ४२, रघु० १३॥४४,--मः मौन रहने 
वाला मुनि । 

पाचक (वि०) [वक्ति अभिधावृत्त्या बोधयति अर्थान्‌ वच्‌ 
ज-ण्बुळू] 1. बोलने वाला, घोषणा करने वाला, 
व्याख्यात्मक 2. अभिव्यक्त करने वाला, अर्थ बतलाने 
वाला, प्रत्यक्ष संकेत करने वाला (शब्द के रूप में, 
'लाक्षणिक' और 'व्यंजक' से भिन्न) दे० काव्य» २ 
3. मौखिक--कः. 1. वक्ता 2. पाठक 3. महत्त्वपूर्ण 
शब्द 4. दूत । 

वाचनम्‌ [वन्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌} 1. पढ़ना, पाठ करना 
2. घोषणा, प्रकथन, उच्चारण जैसा कि 'स्वस्ति- 
वाचनं' 'पुण्याहवाचनम्‌' में । 

आचनकम्‌ [वाचन+-कन्‌] पहेली, बुझौवल । 

वाचनिक (वि०) (स्त्री-की) [वचनेन नि्वृत्तम्‌--ठक्‌] 
मौखिक, शब्दों में अभिव्यक्त । 

वाचस्पतिः [वाचः पतिः षष्ठ्यलक्‌] “वाणी का स्वामी, 
देवों के गुरु वृहस्पति का विशेषण । 

वाचस्पत्यम्‌ [वाचस्पति ~-ष्यञ्ञ्‌ | वाक्पट्तायुक्त भाषण, 
वक्तृता, प्रभावशाली भाषण --तदूरीकृत्य कृतिभिर्वा- 
चस्पत्यं प्रतायते -- हि० ३३९६ (--शि० २।३०) । 

वाचा [वाक्‌--आप्‌] 1. भाषण 2. धार्मिक ग्रन्थों का 
पाठ, सूत्र 3. शपथ । 

वाचाट (वि०) वाच्‌{-आटच्‌, चस्य न कः] बातूनी, 
वाचाल, बहुत बातें करने वाला अरेरे वाचाट 
-वैणी० ३, महावीर० ६, भट्टि० ५।२३। 

वाचाल (वि०) [वाच्‌+-आलच्‌, चस्य न कः] 1. कोला- 
हलूपूर्ण, शब्दायमान, क्रन्दनशील 2. बातूनी, बकवास 
करने वाला, दे० वाचाट, शि० १४० । 

वाचिक (वि०) (स्त्री०-का-की) [वाचाकृतं वाच्‌+ ठक्‌, 
चन कः] 1. शब्दों से युक्त या अभिव्यक्त वाचिक 
पारुष्यम्‌ 2. मौखिक, शाब्दिक, मौखिक रूप से अभि- 
व्यक्त,--कम्‌ 1. संदेश, मौखिख या शाब्दिक समाचार 
--वाचिकमप्यार्येण सिद्धार्थकाच्छोतव्यमिति लिखि- 
तम्‌--मुद्रा० ५, त्िर्धारितेऽर्थे लेखेन खलूक्त्वा खलु 
वाचिकम्‌ क्षि» २।७० 2. समाचार, वार्ता, 
खबर । 

बाचोयुक्ति (वि०) [वाचो युक्तिः यस्य ब० स०, षष्ठया 
अलूक्‌] बोलने में कुशल, वाक्‌पटु,-क्तिः (स्त्री०) 
शब्दों का क्रम' घोषणा, अभिज्ञापन, भाषण--यत्र 
खल्वियं वाचोयूक्तिः--मा० १। 

धच्य (वि) [वच्‌-कर्मणि ष्यत्‌] 1. कहे जाने या बत- 
लाये जाने के योग्य, संबोधित किये जाने योग्य-वाच्य- 
स्त्वया मद्रचनात्स राजा--रघु० १४।६१, मेरी ओर 
से राजा को कहिए' 2. अभिकानीय, गुणवाचक, 


विशेषक 3. अभिव्यक्त (शब्दार्थ आदि) तु० लक्ष्य 
व्यंग 4. दूषणीय, निन्दनीय, डांटने-फटकारने योग्य 
--कशि० २०६४, हि० ३।१२९,-च्यम्‌ 1. कलंक 
निन्दा, झिड़की--प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः 
सञ्चितिः वाच्यदर्शनात्‌ रघू० ८।७२, ८४, चिरस्य 
वाच्यं न गतः प्रजापतिः श० ५।१५, शि० ३।५८ 
2. अभिव्यक्त अर्थं जो अभिधा द्वारा ज्ञात हों, तु० 
लक्ष्य, व्यंग्य; अपि तु वाच्यवेचित्र्यप्रतिभासादेव 
चारुताप्रतीतिः--काव्य० १० 3. विधेय 4. क्रिया की 
वाच्यता (कर्मवाच्य या भाववाच्य) । सम०--अर्थः 
अभिव्यक्त अर्थे,--चित्रम्‌ अधम काव्य के दो 
भेदों में से एक, इसमें काव्य सौन्दर्य 
चमत्कार युक्त तथा उद्धावना युक्त विचारों की 
अभिव्यंजना में निहित है (विप० शब्द चित्र), दे० 
'चित्र' भी,- वज्त्रम्‌ कठोर और कर्कश भाषा । 

वाजः [ वज्‌। घडा ] 1. बाजू, डैना 2. पंख 3. बाण का 
पंख 4. युद्ध, लड़ाई 5. घ्वनि,--जम्‌ 1. घी 2. श्राद्ध 
या औध्वदेहिक क्रिया के अवसर पर प्रदान किया 
गया पिण्ड 3. भोज्यसामग्री 4. जल 5. यज्ञ की पूर्णा- 
हुति का मन्त्र | सम० -पैयः, यम्‌ एक विशेष 
यज्ञ का नाम,--सनः 1. विष्णु का नाम 2. शिव का 
नाम,--सनिः सूर्य । 

वाजसनेयः [ वाजसनेः सूर्यस्य छात्र:---वाजसनि-ढक ] 
शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता के प्रणेता याज्ञ- 
वल्क्य का नाम । 

वाजसनेयिन्‌ (पुं) [ वाजसनेथ--इनि ] 1. शुल्कयजु- 
वेद के प्रवर्तक तथा प्रणेता याज्ञवल्क्य मुनि का नाम 
2. शुल्कयजुर्वेद का अनुयायी, वाजसनेयि संप्रदाय से 
सम्बन्ध रखने वाला । 

वाजिन्‌ (पुं) [ वाज--इनि 11. घोड़ा-न गर्दभा वाजि- 
धुरं वहन्ति--मृच्छ ० ४१७, रघु० ३।४३, ४।२५, 
६७, शि० १८1३१ 2. बाण 3. पक्षी 4. यजुर्वेद की 
वाजसनेयिशाखा का अनुयाथी । सम०--पृष्ठः गोल- 
सदाबहार,--भक्षः छोटी मटर,--भोजनः एक प्रकार 
का लोबिया,--मेषः अश्वमेव यञ्ञ,--झ्ञाला अस्तबल, 
घुड़्शाला । 

वाजोकर (वि०) [ वाज+-च्चि+कृ+-अच्‌ ] कामकेलि 
इच्छाओं का उद्दीपक । 

वाजीकरण [ वाज+-च्चि--कृ+-ल्युट्‌ ] कामोहीपकों 
द्वारा कामनाओं को उत्तेजित या उद्दीप्त करना । 

बांछ्‌ (म्वा० पर० वांछति, वांछित) अभिलाषा करना, 
चाहना -न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि 
वांछत्यसुभिः समीहितुम्‌ --कि० ११९, अभि -, 
सम्‌ , कामना करना, अभिलाषा करना, इच्छा 
करना, भट्टि १७५३१ 


न 


बाँछनम्‌ [ वांछू--ल्युट्‌ | कामना, इच्छा करना । 

वांछा [ वांठ--अ--टापू | कामना, इच्छा, अभिलाषा, 
वांछा सज्जनसंगमे --भतं ० २६२! 

वांछित (भू० क० कू०) [वांछ--क्त | अभीष्ट, इच्छित, 
->तम्‌ अभिलाष, इच्छा । 

खाँछिन्‌ (वि०) [ वांछ-<-णिनि ] 
विलासी । 

वाट:,--टम्‌ [ बट्‌ + घडा ] 1. बाडा, घिरा हुआ भूभाग, 
अहाता---स्वबाटकुक्कुट विजयहृष्ट:--दश०, इसी 
प्रकार देश”, शमशान? आदि 2. उद्यान, उपवन, | 
फलोद्यान 3. सडक 4. तट पर लगाया गया लकडी के 
तख्तों का बांध 5. अन्न विशेष । सम०--धानः । 
ब्राह्मण स्त्री में पतित ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्तान 
दे ० मन ० १०२१ । । 


1. अभिलाषी 2. 


| 
| 
1 
वाटिका [ वट्‌--ण्वुल--टापू, इत्वम्‌ ] 1. वह भूखण्ड | 
जहाँ पर कोई भवन वनाना हो 2. फलोद्यान, बगीचा 
— अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते--श० | 
इसी प्रकार पुष्प, अद्यौक” आदि । 
वाही [ वाटन डीषू | 1. वह.भूखण्ड जहाँ पर कोई भवन 
बनाया हैँ 2. घर, आवास स्थान 3. अहाता, बाड़ा 
4, उद्यान, उपवन, फलोद्यान--वाटीभुवि क्षिति- 
भुजाम्‌ --आश्व० ५ 5. सड़क 6, पानी रोकने के 
लिए लकड़ी के तस्तों का बाँध 7. एक प्रकार का 
अन्न । 
वाट्या, वाट्यालः, वाट्याली [ वाटी+-यत्‌+-टाय्‌, वाटी 
न+अल-+अणू, वाट्यालय--डीष्‌ | एक पौधे का 
नाम, अतिबला । 
वाड्‌ (भ्वा० आ० वाडते) स्नान करना, गोता लगाना । 
| 
| 
| 


वाडवः [ वडवाया अपत्यं वडवानां समूहो वा अण्‌ | 
1. बडवानल 2. ब्राह्मण,-- बम्‌ घोड़ियों का समूह । 
सम० --अग्निः, -अनलः समुद्र के भीतर रहने वाली 
आग । 

वाडवेयः [ वडवा+-ढक्‌ ] 1. साँड़ 2. घोड़ा, - यौ (पुं०, 
द्वि» ब०) दोनों अश्विनी कुमार । 

वाडव्यम्‌ [वाडव-- यन्‌] ब्राह्मर्णो का समूह । 

बाढ दे० बाढ़ ! 

वाण दे० 'ब्राण' । 

बाणिः (स्त्री) वण्‌--इण्‌] 1. बुनना 2. जुलाहे की 
खड्डी, करघा । 

वाणिजः [वणिज्‌ ‡-अण्‌ (स्वार्थ) ] व्यापारी, सौदागर । 

वाणिज्यम्‌ [वणिज्‌ --ष्यडा.] व्यापार, बनिज, लेन देन । 

चाणिनी [वण्‌--णिनि--डोप्‌] 1. चतुर और घूत स्त्री 
2. नर्तकी, अभिनेत्री 3. सत्त स्त्री (शा० बा आलं? 
खूप से) श्युद्धारप्रिय स्वेच्छाचारिणी स्त्री-रघु० 
६।७५ । 


वाणी [वण्‌¬-इण्‌+ डीप्‌] 1. भाषण, वचन, भाषा 
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 
>भतृं० २१९ 2. बोलने कौ शमित 3. ध्वनि 
आवाज्‌-केका वाणी मयूरस्य--अमर० इसी प्रकार 
आकाशवाणी 4. साहित्यिक कृति या रचना-मद्वाणि 
मा कुरु विषादमनादरेण मात्सर्यमग्नमनसा सहसा 
खलानाम्‌ -भामि० ४।४१, उत्तर ७।२१ 5. 
प्रशंसा 6. विद्या की देवी सरस्वती । 


वात्‌ (चुरा० उभ० वातयति-ते) 1. हवा का चलना 2. 
पंखा करना, हवादार करना 3. सेवा करना 4. 
प्रसन्त करना 5. जाना । 

(भूर क० कृ० ) [वा-+-क्त] 1. बही हुई 2. इच्छित 
या अभीष्ट, प्रथित,--तः 1. हवा, बाय 2. वाय का 
देवता, वायु की अधिष्ठात्री देवता 3. शरीर के तीन 
दोषों में से एक 4. गठिया, सन्धिवात । सम०- अट; 
1. वातमृग, बारहसिंगा 2. सूर्य का घोड़ा,--अंड: 
फोतों का रोग, अंडकोषवृद्धि,-- अतिसारः शरीरगत 
वायु के विकृत होने से उत्पन्न पेचिश,--अयम पत्ता, 
~ अयनः घोड़ा, (नम्‌) 1. खिड़की, झरोखा--मा० 
२1११, कु० ७।५९, रघु० ६२४, १३।२१ 2. अलिन्द, 
द्वारमण्डप 3. मंडवा मंडप, - अयुः बारहसिगा,-अरिः 
एरण्ड का वृक्ष, - अइवः बहुत तेज चलने वाला घोड़ा, 
--आमोदा कस्तूरी, आलिः (स्त्री०) भंवर,-- आहत 
(वि०) 1. हवा से हिलाया हुआ 2. गठिया रोग से 
ग्रस्त,--आहतिः (स्त्री) हवा का प्रचंड झोंका 
-- ऋद्धिः (स्त्री) 1. वायू की अधिकता 2. गदा, 
मुद्गर, लोहे की स्याम से जटित लाठी,--कर्मन्‌ 
(नपुं) पाद मारना,--क्रुंडलिका मूत्ररोग जिसमें 
मूत्र पीडा के साथ बूंद-बूंद उतरता है, कुंभः हाथी 
का गंडस्थळ,-- केतुः धूल,-- केलिः 1. प्रमरसयक्त 
बातचीत, प्रेमियों की कानाफूंसी 2. प्रेमी या प्रेमिका 
के शरीर पर नख क्षत,--गुल्मः 1. आँधी, अंघड़ 2 
गठिया,--ज्चरः विषाक्त वायु से उत्पन्न बुखार 
ध्वजः बादल,-- पुत्र: भीम, हनुमान्‌,--पोथः,--पोथकः 
पलाश का वृक्ष, ढाक का पेड़,--प्रकोपः वाय की 
अधिकता,--प्रमी (पुं०, स्त्री) तेज चलने वाला 
हरिण,--मंडली भंवर,--मुगः वेग से दौड़ने वाला 
हरिण,-रक्तम्‌,--शोणितम्‌ तीक्ष्ण गठिया,--रंग 
गूलर का वृक्ष,--रूषः 1. तूफान, प्रचंड हवा, आंधी 
2. इन्द्रधनुष 3. रिश्वत,--रोगः,--व्याधिः गठिया का 
रोग,--वस्तिः (स्त्री०) मूत्ररोकना,~-वृद्धिः (स्त्री ° ) 
अंडकोष की सूजन,---झोषम्‌ पेड, - शूलम्‌ उदर पीड़ा 
के साथ अफारा होना, सारथिः आग । 


बातकः [वात +-कन्‌] 1. उपपति, जार 2. एक पौधे का 
नाम । 


( ९१६ ) 


वातकिन्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [वातोइतिशयितोउस्ति | 
अस्य वात--इनि, कुक्‌] गठिया रोग से ग्रस्त । | 

बातगफः [वातमभिमुखीकृत्य अजति गच्छति--वात+-अज्‌ 
-+खश, मम्‌] तेज दौड़ने वाला हरिण । 

वातर (वि०) [वात +रा-+क] 1. तूफानी, झंझामय 2. 
तेज, चुस्त । सम ०--अयणः 1. वाण 2. वाण की 
उड़ान, तीर के लक्ष्म तक पहुंचने की दूरी, शरपरास 
3. चोटी, शिखर + आरा 5. पागल या नशे में 
उन्मत्त पुरुष 6 निठल्ला 7. सरल वृक्ष, चीड़ का 
वेड । 

बातल [वि०) (स्त्रो०--ली) [ वातं रोगभेदं लाति ला 
~क ] 1. तूफानी, झंझामय 2 हवा से फूला हुआ 
छः 1. वायु 2. चना । 

वातापिः (पुं) एक राक्षस का नाम जिसको अगस्त्य ने 
खा कर एचा लिया । सम० _ द्विष्‌ (पुं०) ,--सुद्रनः; 

हन्‌ (प०) अगस्त्य के विशेषण । 

वातिः { वा+क्तिच्‌ | 1. सूर्य 2. वायु, हवा 3. चन्द्रमा । 
सम०--गः,-- गमः बैंगन (“वार्तिगण' शब्द भी इसी 
अर्थ में प्रयुक्त होता है) । 

बातिक (वि०) (स्त्री०-की) [ वातादागतः+-ठक्‌ ] 

तूफानी, हवाई, झंझामय 2. गठियाग्रस्त, सन्धिवात 

से पीडित 3. पागल, ---कः वायु की विकृत अवस्था से 
उत्पन्न ज्वर । 

वातीय (वि०) [ 
मांड । 

वातुल (वि०) | वात +-उलच | 1. वायु रोग से ग्रस्त, | 


वात-+-छ ] हवादार, - यम्‌ भात का 


गठिया पीड़ित 2. पागल, वायुप्रकोप के कारण 
जिसकी वृद्धि ठिकाने नहो-हि० २२६,-णलः 
भेबर । 


वातुलिः [ वा+-उलि, तुटू ] बड़ा चमगीदड़ । 

बातूल (वि०) [ वात-+ऊलच्‌ | दे० 'वातुल' । 

वात्‌ (पुं) | वा--तृच्‌ | हवा, वायु । 

बात्या [ वातानां समूहः यत्‌ ] तूफान, अन्धड़, भेवर, 
तूफान या झंआमय वायु वात्याभिः परुषीकृता दश 


| 

| 

दिज्ञश्चण्डातगो दुःसहः भामि० १।१३, रघु० ११। | 

१६, कि० ५।३९, ठेणी० २।२१ । 
वात्सकम्‌ [ वत्स+-वृञ्ञ, | वछड़ों का समूह्‌ । 

वात्सल्यम्‌ | वत्सलस्य भावः प्यका ] 1: (अपने बच्चों 


के प्रति) स्नेह, वत्सलता सुकुमारता --न पुत्रवात्सल्य- 
मपाकरिष्यति-~-कु० ५।१४, पतिवात्सल्यात्‌-रघु ० 
१५।९८, इसी प्रकार भार्या? प्रजा” शरणागत? आदि 
2. लाडप्यार या पक्षपात । | 
वात्सिः,--सी (स्त्री०) अत्र स्त्री की ब्राह्मण द्वारा उत्पन्त | 
पुत्री । 
वात्स्यायन: 


| बत्सस्य गोत्रापत्यं--वत्स-+-यज्य --फक्‌ | 


1. कामसूत्र (रतिशास्त्र पर लिखा गया एक ग्रन्थ) के 
प्रणेता 2. न्यायसूत्र पर किये गये भाष्य के प्रणेता । 

वादः [ वद्‌ञ-धञ्ञ | 1. बातें करना, बोलना 3. भाषण, 
वचन, बात -- सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः 
-*कि० २१५५, इसी प्रकार 'कतववाद:--गीत० ८ 
सांख्यवादः आदि 3. वक्तव्य, उक्ति, आरोप-अवाच्य- 
वादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिता:--भग० २।३६ 
4. वर्णन, वृत्त--शाकुंतलादीनितिहासवादान्‌ - मा० 
३।३ 5. विचार विमर्श, विवाद, वादविवाद, तक- 
वितर्क वादे वादे जायते तत्त्वबोधः सुभा०, सीमा 

मनु० ८।२६५ 6. उत्तर 7. विवृति, व्याख्या 

8. प्रदर्शित उपसंहार, सिद्धान्त, तत्त्व--इदानीं पर- 
माणुकारणवादं निराकरोति--शारी० (तथा पुस्तक 
के अन्य विभिन्न स्थलों पर) 9. ध्वननं, ध्वनि 
10. विवरण, अफवाह 11. (विधि में) अभियोग, 
नालिश। सम०- अनुवादौ (पूँ० द्विश व°) 
1. उक्ति और उत्तर, अभियोग तथा उसका उत्तर, 
दोपारोपण तथा उसका बचाव 2. वादविवाद, 
शास्त्रार्थ,--कर,--कृत्‌ (वि०) विवाद करने वाला, 
--ग्रस्त (वि०) विवादास्पद, विवादग्रस्त वाद- 
ग्रस्तोऽयं विषथः,--चंचु (वि०) इलेषगभित उत्तर 
देने में निपुण, हाजिरजवाब, - प्रतिवादः शास्त्रार्थ, 
--युद्धम्‌ विवाद, तर्कवितकं,--विवादः तर्कवितकं, 
विचारविमर्श, वाकूप्रतियोगिता । 

वादकः [ वद्‌-णिच्‌ +पण्वुल्‌ ] बजाने वाला । 

बादनम्‌ [ वद्‌ +-णिच्‌ +-ल्यृट्‌ ] 1. ध्वनि करना 2. बाजा, 
वाद्ययन्त्र । , 

बादर (वि०) (स्त्री० री) | वदरायाः कार्पस्या: विकार 
वादरा--अण्‌ | कपास से युक्त या कपास से निर्मित, 

रा कपास का पौधा, -रम्‌ सूती कपड़ा । 

वादरंगः [ वादर+गम्‌--खच्‌ू, डित्‌ ] पीपल का पेड़ 
गूलर का वृक्ष । 

बादरायण दे० 'बादरायण' । 

वादालः [वात-|-ला--क, पृषो०] जर्मन मछली । 

वादि (वि०) [वादयति व्यक्तमुच्चारयति+-पद्‌+-णिच्‌ 
-+इज्य_] बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, कुशल | 

वादित (भू० क० कृ०) [वद्‌ +-णिच्‌ञ-क्त] 1. उच्चरित 
कराया गया, बुलवाया गया 2. बजाया गया, ध्वनि 
किया गया ! 

वादित्रम्‌ [वद्‌ +णित्रन्‌] 1. बाजा ने० २२२२ 2. संगीत । 

वादिन्‌ (वि०) [वद्‌+-णिनि] 1. बोलने वाला, बातें 
करने वाला, प्रवचन करने वाला 2. दृढ़तापूर्वक कहने 
वालः 3. तर्क-वितर्क करने वाला, विपक्षी---मुद्रा० 
५।१०, रघु० १२।९२ 3. दोषारोपण करने वाला, 
अभियोक्ता 4. व्याख्याता, अध्यापक । 


( ९१७ ) 


| वापनम्‌ [वप्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. बुवाना 2. मुंडन, क्षौर । 


वादिकः (पुं०) विद्वान्‌ पुरुष्‌, ऋषि, विद्याव्यसनी । 

बाद्यम्‌ [वद्‌--णिच्‌--यत्‌] 1. वाजा 2. बाजे की ध्वनि 
रघु० १६1६४, (वाद्यध्वनिः -मल्लि) । सम०--करः 
संगीतज्ञ, - भांडम्‌ 1. बाजों का समूह, वाद्य यंत्रों का 
ढेर 2. मृदंग आदि बाजे । 

आध , वाध, वाधक, वाधन-ना, वाघा दे० 'बाध्‌, बाध, 
बाधना-ना, बाघा । 

बधु (धू) क्यम्‌ [वधु (धू) +-यत्‌, कुक्‌] विवाह । 

वाध्रीणसः [=वार्धीणस, पृषो०] गैँडा । 

बान (वि०) [वन+-अणू] 1. खिला हुआ, 2. (हवा से) 
सूखा हुआ, शुष्क 3. जंगली,--नम्‌ 1. सूखा फल 
(पुर भी) 2. (हवा का) चलना 3. जीना 
4. लुढ़कता, हिलना-जुलना 5. गन्ध द्रव्य, खुशबू 
6. वृक्षों का समूह या झुरमुट 7. बनना 8. तिनको से 
बनी चटाई 9. घर की दीवार में छिद्र । 


वानप्रस्थः [वाने वनसमूहे प्रतिष्ठते --स्था+-क] 1. अपने 
धार्मिक जीवन के तीसरे आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण 
2. वेरागी, साधु 3. मधूक वृक्ष 4. पलाश वृक्ष, ढाक । 

वातरः [वानं वनसंबंधि फलादिकं राति गृक्तति रा-क, 
वा विकल्पेन नरो वा] बन्दर, लंगूर । सम० अक्षः 
जंगली बकरा,--आवातः लोधर नामक वृक्ष - इन्द्र: 
सुग्रीव या हनुमान्‌, प्रियः खिरनी (क्षीरिन्‌) का पेड । 

दानलः [वानं बनभावं निविडतां छाति - ला-क] तुलसी 
का पौघा (काली तुलसी) । 

वानस्पत्यः [वनस्पति | ष्यञ्य ] वह वृक्ष जिसका फल 
उसकी मंजरी से उत्पन्न होता है, उदा० आम का पेड़ । 

बाना [वान-+-टाप्‌ ] बटेर, लवा । 

वानायुः [==वनायुः पूपो ०] भारत के उत्तर-पश्चिम में 
स्थित देश । सम०--जः वनायु घोड़ा अर्थात्‌ वनायु 
देश में उत्पन्न घोड़ा । 


बानीरः [वन्‌ --ईरन्‌-अण्‌] एक प्रकार का बेंत-स्मरामि 
वानीरगृहेषु सुप्तः --रघु० १३1३५, मेघ० ४१, मा० 
51१५. रघु० १३।३०, १६।२१। 

बानीरकः [वानीर+-कन्‌] मूंज नामक घास, एक प्रकार 
का नड । 

वानेयम्‌ [वन +-ढञ्ग्‌ | एक सुगंधित घास, मोथा । 

वांतम्‌ (भू० क० कृ०) [वम्‌ --क्त] 1. कै की गई, थूका 
गया 2. उगला गया, प्रक्षिप्त, उंडेला हुआ । सम० 
--अदः कुत्ता । 


त्रांतिः (स्त्री० ) | वम्‌ +-क्तिन्‌] 5. वमन 2. प्रक्षेप, उगाल। ` 


सम० -कृत्‌, द वमन कराने वाला । 


बापति (भू० क० कु०) [वप्‌+-णिच्‌+-क्त] 1. बोया हुआ 
2. मुंडा हुआ । 
| बापिः-पी (स्ज्ञी०) [ वष्‌+-इञ्ञ वा डीप्‌ ] कुआँ, बावड़ी 
पानी का विस्तृत आयताकार जलाशय--वापी 
चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा--मेघ० ७६ । 
सम०--हः चातक पक्षी । 


वाम (वि०) [ वम्‌+-ण, अथवा वा+- मन्‌ ] बायाँ (विप० 
दायाँ) विलोचनं दक्षिणमंजनेन संभाव्य तद्ंचितवाम- 
नेत्रा-रघु० ७।८, मेघ० ७८, ९६ 2. बाई ओर स्थित 
या विद्यमान-वामश्चायं नदति मघुरं चातकस्ते सगंधः 
-मेघ० ९ (वामेन क्रिया विशेषण के रूप में इसी अर्थ 
को प्रकट करता हे उदा० वामेनात्र वटस्तमध्व- 
गजनः सर्वात्मता सेवते काव्य» १०) 3. (क) 
उलटा, विरुद्ध, विरोधी, विपरीत, प्रतिकूल--तदहो 
कामस्य वामा गतिः - गीत० १२, मा० ९१८, भट्टि० 
६।१७, (ख) विरुद्ध-काय करने वाला, विपरीत प्रकृति 
का,- श० ४१८, (ग) कुटिल, वक्रप्रकृति, दुराग्रही, 
हठी,--श० ६ 4. दुष्ट, दुर्वृत्त, अधम, नीच, कमीना 
कि० ११।२४ 5. प्रिय, सुन्दर, लावण्यमय जैसा कि 
“वामलोचना”, मः 1. सजीव प्राणी, जन्तु 2. शिव 
3. प्रेम का देवता, कामदेव 4. सांप 5. औड़ी, ऐन, 
सत्री की छाती,--मम्‌ धनदौलत, जायदाद । सम» 
~ भआचारः,-- मार्गः तांत्रिक मत में प्रतिपादित अन्‌ः 
ष्ठानपद्धति, आवर्तः शंख जिसका घुमाव दाई ओर 
बाई ओर को गया हो,--उरु, - ऊरू (स्त्री०) सुंदर 
जंघाओं वाली स्त्री, --दृश्‌ (स्त्री) (मनीहर आँखों से 
युक्त) स्त्री,--देवः 1. एक मुनि का नाम 2. शिव का 
नाम, लोचना मनोहर आँखोंवाली स्त्री-विरूपाक्षस्य 
जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः--काव्य० १०, रघु० 
१९।१३, झील (वि०) कुटिल या वक्र प्रकृति का 
(लः) कामदेव का विशेषण । 

वासक (वि०) [ वाम--कन्‌ ] 1. बायाँ 2. विपरीत, 
विरुद्ध मा? १।८ (यहाँ दोनों अर्थ अभिप्रेत है) । 

वामन (वि०) [ वम्‌ +णिचु+-ल्यृट्‌ ] 1. (क) कद में 
छोटा, ठिगना, बौना छलवामनम्‌- शि० १३।१२ 


वान्या [वन +-यत्‌+-टाष्‌] उपवनों या जंगलों का समूह । ` 
वाप; {वप्‌ त- घञ्ग्‌ | 1. बीज वोता 2. बुनना 3. क्षौरकमं : 


करना, बाल मूंडना 
जुलाहे का करघा । 


मनु० ११॥१०८ । सम ०--दण्ड: | 


(ख) (अतः) स्वल्प, हस्व, थोड़ा, लंबाई में कम-- 
वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ -- रघु० १९५१, कथ कथं 
तानि (दिनानि) च वामनानि-ने० २२1५७ 2. विनत, 
नम्र--शि० १३।१२ 3. दुष्ट, नीच, ओछा,--नः 
1. बौना, ठिंगना--प्रांगुलम्ये फले लोभादुद्बाहुरिव 
कमनः रघु० १३, १०।६० 2. विष्णु का पाँचवां 
अवतार जब उन्होंने बलि राक्षस को विनम्र करने के 
लिए बौने के रूप में जन्म लिया, (दे० बलि) -छलयति 
विक्रमणे बलिमद्भुतवामन पदनखनी रर्जा ~तपावन 


( ९१८ ) 


केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे -गीत० १ 
3. दक्षिण दिशा का दिकपाल हाथी 4. पाणिनि के 
गो ऽगञ्चिकावृत्ति नामक भाष्य के प्रणेता 

अकोट नामक वृक्ष । सप्र>-- आकृति (वि०) 
ठिंगना, घुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक पुराण । 

वामनिका | वागती कन्‌ +-टापू, हुत्व: | ठिंगनी स्त्री । 

चाइनी | वामन --डोप्‌ | 1. बौनो स्त्री 2. घोड़ी 3. एक 
स्त्रोविद्येप ¦ 

दासलूरः | वगम न-लू+ रक्‌ | वांवी, दीमकों द्वारा बनाया 
गया मिट्टी का ढेर । 

चासा | वामति सीन्दर्यम्‌--वम्‌-अणूञटाप्‌ | 1. स्त्री 

2. मनोहारिणी स्ती--भामि० ४।३९, ४२ 3. गौरी 
4, लक्ष्मी 5. सरस्वती । 

आमिर {वि०} | वाम-:-इलच्‌ | 1. सुन्दर, मनोहर 
2. बमंडी, अहंकारी 3. चालाक, कपठपूर्ण । 

यामी [ पाम +-डीष्‌ | 1. घोड़ी-अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थ 

- गधो 3. हथिनी 4. गीदड़ी । 

1 वना, सीना । सम०~दंडः जुलाहे का 


वः 


है 


1. जुलाहा 2. ढेर, समुच्चय, संग्रह । 


गया गया मिष्टान्न, उपवास रखना आदि । 
वायव (वि०) ( स्त्री०-वी ) [वायु+-अण्‌] वायु से 
संबद्ध पा प्राप्त 2. हवाई । 
वायबोय, वायव्य (वि०) [वायु+-छ, यत्‌ वा] हवा से 
सम्बन्ध रखने बाला, हवाई । सम०--पुराणम्‌ एक 
पुराण का नाम । 
बायस; [जयोउसच्‌ शित्‌] 1. कौवा--बलिमिव परिभोक्तुं 
वायसासूकंयस्ति--मुच्छ० १०३ 2. सुगन्धित अगर 
को लकडी, अमुरुकाष्ठ 3. तारपीन । सम०-अरातिः, 
-- अरिः उल्लू,-- आलला एक प्रकार भक्ष्य शाक,-इक्षुः 
एक प्रकार का लम्बा घास । 
1. हवा, पवन--वायुविधूनयति 
कवि० (इसकी उत्पत्ति के लिए 
- - सात पवनमार्य हैँ--आवहः प्रवह- 
हभ्तथा, विवहाख्यः परिवहः परावह 
- वायुदेवता, पवनदेवता 3. जीवन 
प्रकार का वायु गिनाया गया 
समान, व्यान और उदान 4. वात- 
में ग्रस्तता । 


आकाझ, केतु: धल, ~ कोणः पश्चिमोत्तरी 
कोला, --पण्डा अफारा (झो अनपच के कारण हुआ 
हू) ल्म: 1. जावो, तुफान 2. भंवर,--गोदरः 


सम० -आस्पदम्‌ ¦ 


| 


जिसे अफारा हो गया हो 2. गठिया रोग से ग्रस्त, 
जातः, ` तनयः, _--नन्दनः, पुत्रः,--सुतः, ` सुनुः 
हनुमान्‌ या भौम के विशेषण,-- दारुः बादल, निघ्न 
(वि०) वात प्रकोप से पीडित सनकी, पागल, उन्मत्त, 
-पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक, फलम्‌ 1.ओला 
2. इन्द्रधनुष,--भक्षः भक्षणः, भुज्‌ (पुं०)1. जो 
केवळ दायु पीकर रहे, सन्यासी 2. साँप-तु ० पंवता- 
शनः,--रोषा रात्रि, -- रुग्ण (वि०) वायुप्रकोप के 
कारण अस्वस्थ--रघु० ९।६३,--वर्त्मन्‌ (पुं °, नपुं ०) 
आकाश, अन्तरिक्ष, - बाहः धूआं,--वाहिनी शिरा, 
धमनी, शरीर की नाडी, - वेग,--सम (व०) पवन 
की भांति तेज,-सखः,-सखिः (पुं) आग । 

वार्‌ (तपुं०) [वृ--णिच्‌ञ-क्विप्‌] जल--भामि० १।३०। 
सम०--आसनम्‌ जलाशय,--किटिः (वाः किटिः) 
सूंस, चःहं सिनी या हंस---दः बादल,--दरम्‌ 1. जल 
2. रेशम 3. भाषण 4. आम का बीज 5. घोड़े के 
गरदन की भौरी 6. शंख,--धिः समुद्र, भवम्‌ एक 
प्रकार का नमक,-- पुष्पम्‌ (वाः पुष्पम्‌) लोंग,-भटः 
मगरमच्छ, घड़ियाल,--मुचू (पुं०) बादल, - राशिः 
समुद्र, - बटः किर्ती, नाव, -सदनम्‌ (वाः सदनम्‌) 
जलाशय, टंकी,--स्थ (वि-०) (वाः स्थान) जल में 
विद्यमान । 

वारः [वृ +-घञ्ग्‌] 1. आवरण, चादर 2. समुदाय, बड़ी 
संख्या - जैसा कि वारयुवति' में 3. ढेर, परिमाण 
4. रेवड़, लहंडा शि० १८५६ 5. सप्ताह का एक 
दिन यथा बुधवार, शनिवार 6. समय, बारी- शश- 
कस्य वारः समायातः--पंच० १, रघु० १९१८, 
अंग्रेजी के 'टाइम्ज'--'1111९5 शब्द की भांति बहुधा 
ब० व० में प्रयुक्त, बहुवारान बहुत बार, कतिवारान्‌ 
कितनी बार) 7. अवसर, भौका 8. दरवाजा, फाटक 
9. नदी का सामने का तट 10. शिव,--रम्‌ 1. मदिरा- 
पात्र 2. जलौध, जल का ढेर । सम ०--अंगना-नारी, 
~ युवति {क्त्री०), - योषित्‌ (स्त्री०), - वनिता, 


- विलासिरी,-- सुन्दयी,-स्त्री गणिका, बाजार 
स्त्री, वेश्या, पतुरिया, रण्डी-रत्मश १।२६, 
श्रगार० १६,--कौरः 1. पत्नी का भाई, साला 


(त्रिका० के अनुसार) 2. वडवारिन 3. कंघी 4. जू 
5. युद्ध का घोड़ा (यह अर्थ मेदिनीकोश में दिये हुए 
हुँ) बु (ब्‌) षा केले का वृक्ष, मुख्या प्रधान बेश्या 
--बा (बा) णः,- णम्‌ कवच, जिरह बख्तर--रघु० 
४८४, --वाणिः 1. बांसुरिया, मुरली बजाने वाला 
2. वादित्र-कुशल 3. वर्ष 4. न्यायाधीश, (--णिः) 
वेश्या, वाणी वेश्या, - सेवा 1. वेश्यावृत्ति, रंडी का 
व्यवसाय 2. वेश्याओं का समुदाय । 


एवस का वराथ,--अस्त (वि०) 1. वातरोग में ग्रस्त, | वारक (वि०) [ वृ--णिच्‌-+प्वुलू ] रुकावट डालने 


( ९१९ ) 


वाला, विरोध करने वाला,--कः 1. एक प्रकार का 
घोडा 2. सामान्य घोडा 3. घोड़े का कदम, कम्‌ 
1. पीड़ा होने का स्थान 2. एक प्रकार का सुगन्व 
द्रव्य, छीवेर । 

वारकित्‌ (पुं०) [ वारक--इनि | 1. विरोधी, शत्र 
2. समुद्र 3. शुभ लक्षणों से युक्त एक घोडा 4. वह 
संन्यासी जो केवल पत्ते खाकर रहता है । 


वारंकः (पुं०) पक्षी । 

वारंग: | वृ + अंगच्‌ णित्‌ | किसी चाकू का दस्ता या 
तलवार की मूठ । 

बारटम्‌ | वृ-णिच्‌+-भटच्‌ | 1. खेत 2. खेतों का समूह, 
टा हंसिनी । 

वारण (वि) (स्त्री--णी) [ वृ+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 
हटाने वाला, मुकाबला करने वाला, विरोध करने 


वाला,--णम्‌ हटाना, रोकना, अड्चन डालना-न 
अवति बिसतंतुर्वारणं वारणानाम्‌ - भर्तृ २।१७ 
2. रुकावट, विध्न 3. मुकाबला, विरोध 4. प्रतिरक्षा, 
संरक्षा, प्ररक्षा,--णः 1. हाथी--न भवति बिसतंतुर्वा- 
रणं वारणानाम्‌ --भर्तृँ० २1१७, कु० ५।७०, रघु» 
१२।९३, शि० १८।५६ 2. कवच, जिरहबरूतर । सम० 
-“बुषा,--सा, वल्लभा केले का वृक्ष,-साह्वयम्‌ 
हस्तिनापुर का माम । 

वारणसी दे० 'वाराणसी' । 

वारणावत (पु०, नपुं०) एक नगर का नाम। 
वारत्रम्‌ [ वरत्राञ-अण्‌ | चमड़े का तस्मा । 

वारंवारम्‌ (अव्य०) [ वृ --णमुल्‌, दित्वम्‌ ] प्रायः, बहुधा, 
बार बार, फिर फिर -वारवारं तिरयति दृशोरुद्गमं 
वाप्पपूरः मा० १।३५। 

वारला [ वार--ला--क--टाप्‌ | 1. बरं, भिड़ 2. हंसिनी 
तु० 'वरटा' । 

वाराणसी | वरणा द असी च तयो: नद्योरदूरे भवा इत्यर्थ 


अणू--डीपू, पृपो० साधु: ] बनारस का पावन 
नगर । 

वारांनिधिः | वाराँ जलानां निधिः, षष्ठ्यलूक्‌ स० ] 
समुद्र । 

आराह (वि०) (स्त्रीः ही) [ वराह--अण्‌ ] शूकर से 
सम्बद्ध, मृद्रा० ८१९, याज्ञ १२५९, - हः 1, 
कर 2. एक प्रकार का वृक्ष । सम० _- कल्पः वतं- 


(जिसमें हम रह रहे हैं) का नाम 
रह पुराणों में से एक । 
£ डोपू | 1. शूकरी 2. पृथ्वी 3. “वराह 


कंदः महाः 
वारि (नपुं) | 
त्रेण नरो 


छेगच्छति -सुभा० 2. तरल पदार्थ 


कायस 


3. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, ह्वीवेर, -रिः, --र॑ 
(स्त्री) 1. हाथी को बांधने का तस्मा वारी धारे 
सस्मरे वारणानाम्‌ शि० १८।५६, रघु० ५।४। 
2. हाथो को बांधने का रस्सा 3. हाथियों को पकड़ 
का गड्ढा या पिंजरा 4. बंदी, कैदी 5. जलपाः 
6. सरस्वती का नाम | सम०-ईशः समुद्र, उद्भवः 
कमल, ओकः जोक, -कर्प्रः एक प्रकार की मछली 
इलीश, -- कुब्जकः सिंघाड़ा, श्यृंगाटक का पौघा-क्रिमी 
जोंक,--चत्बरः जलाशय,---चर (वि०) जलचर (-रः 
1. मछली 2. कोई जलजन्तु ज (वि०) जल म॑ 
उत्पन्न, (जः) 1. कमल--शि० १५७२ 2. कोई भी 
द्विकोषीय (जम्‌) 1. कमल--शि० ४।६६ 2. एक 
प्रकार का नमक 3. एक प्रकार का पौधा, गौरसुवणं 
4. लौंग, - तस्करः बादल,--त्रा छतरी, दः बादल 
-वितर वारिद वारि दवातुरे-- सुभा ०, भामि० १।३० 
(दम्‌) एक प्रकार का गन्धद्रव्य,--ब्रः चातक पक्षी 
धरः बादल-नववारिघरोदयादहोभि भवितव्यं च 
निरातपत्वरम्येः--विक्रम० ४।३, धारा बृष्टि की 
बोछार,--धिः समुद्र-वारिधिसुतामक्ष्णां दिदुक्षुः शतै 
-गीत० १२, - नाथः 1. समुद्र 2. वरुण का विशेषण 
3. बादल,--निधिः समुद्र,-पथः,-थम्‌ समुद्र यात्रा 
जलयात्रा, प्रवाहः झरना, जळप्रताप, - मसिः,--मुच्‌ 
--रः बादल, - यंत्रम्‌ जलघटिका, रहट । मार्लाव८ 
२।१३,--रथः डोंगी, नाव, घड़नई, राशिः 1. समुद्र 
सरोवर, - रुहम्‌ कमल,--वासः कलाल, शराब बेचने 
वाला,--वाहः,-वाहनः बादल, शः विष्णु का नाम 
संभवः 1. लौंग 2. अंजनविशेष 3. खस की सुगः 

न्थित जड़, उशीर। 

वारित (भू० क० कृ०) [वृ+णिच्‌+-क्त] 1, हटाया 
हुआ, मना किया हुआ, रोका हुआ 2. प्रतिरक्षित, 
प्ररक्षित । 

वारी दे० (स्त्री०-वारि) । 

वारीटः [वारी + इट्‌ ‡-क] हाथी । 

वारु: [तारयति रिपून्‌ वृ +-णिच्‌+- उण्‌] विजयकुंजर, जंगी 
हाथो । 

बारुठः (पु०) अरथी, (वह टिकटी जिस पर शव रख कर 
इमशानभूमि में ले जाया जाता हे) । 

वारुण (वि०) (स्त्री०-णी) [वरुणस्यदम्‌-अण्‌] 1. वरुण- 
संबंधी 2. वरुण को सादर समपित 3. बरुण को दिया 
हुआ, - णः भारतवर्ष के नौ प्रभागों या खण्डों में से 
एक, --णम्‌ पानी । 

वारुणिः [वरुण-|-इञा_ ] 1. अगस्त्य मुनि 2. भूगु । 

वारुणो |यारुण+-डीप्‌| 1. पश्चिम दिशा (वरुण के द्वारा 
अधिष्ठित दिशा) 2. कोई मदिरा-पयोपि शौंडिकी हस्ते 
वारुणीत्यभिधीयते--हि० ३।११, पंच० १।१७८, 


( ९२० ) 


(यहाँ दोनों अर्थ अभिप्रेत है) -कु« ४१२ 
- शतभिपज्‌ नामफ नक्षत्र 4. एक प्रकार का घास, 
दूब। सम० वल्लभः वरुण का विशेषण । 

रुंडः [वृ.:-णिच्‌ + उंड] नाग जाति का प्रधान, डः, 

डम्‌ 1. आँख का मेल या ढीड 2. कान का मैल 

3 नाव में से पानी उछीच कर बाहर निकालने का 
बतंन । 

रिन्द्री बंगाल के एक भाग का नाम, वर्तमान राजगाही । 
(वि०) (स्त्री०-क्षी) [वृक्ष1-अण्‌] वृक्षों से युक्त 

क्षंम्‌ जंगल । 

णिकः [वर्ण +-ठञ्ञ्‌ ] लिपिकार, लेखक । 

र्ताकः, वार्ताकिः (स्वी ०) वार्ताकिन्‌ (पुं०) } {वृत्‌ 

ताकी (स्त्री०) वार्ताकुः (पुं०, स्त्री» +काकु 
अत्वं वृद्धिश्च, वार्ताक-इज्य इनि वा, वृत्‌ +-काकु, 
ईत्वं वृद्धिश्च, वृत्‌ +-काकु, वृद्धिः] बैंगन का पौधा । 

तिका (स्त्री) बटेर, लवा । 

त्तं (वि०) [वृत्ति+-अण्‌] 1. स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त 
2. हलका, कमजोर, सारहीन 3. व्यवसायी,--त्तम 
1. कल्याण, अच्छा स्वस्थ्य-सर्वत्र नो वार्तमवेहि 
राजन्‌--रघु० ५१३, १३।७१, स पृष्टः सवतो वारत्त॑- 
मास्यद्राञ्ञे न संततिम्‌--१५।४१, शि० ३।६८2 
कुशलता, दक्षता-अनुयृद्रत इव स्ववात्तंमन्चे:--कि ० 
१३।३४ 3. भूमी, बूरा । 

र्ता [वात्तं[-टाप्‌] 1. ठहरना, डटे रहना 2. समाचार 
खबर, गुप्त वात, सागरिकायाः का वार्ता--रत्न० 
४ 3. आजीविका, वृत्ति 4. खेती, वैश्य का व्यवसाय 
रघु० १६! मनु० १०।८०, याज्ञ० १।३१० 5. 
वेगन का पौधा । सम०~-आरंभः व्यापारिक उपक्रम 
या व्यवसाय--वहः,--हरः 1. दूत 2. अंगराग, मोम- 

बत्ती आदि पदार्थ बेचने वाला,--वृत्तिः जो खेती के 


व्यवसाय से निर्वाह करे,--व्यतिकरः सामान्य 
विवरण । 

रतायतः (वार्नानामरनमनेन] समाचारवाहक, दूत, 
भेदिया, जासूस । 

त्तिक (वि०) (स्त्री०--की) |वृत्ति-ठक] 1. समा- 


चार सवस्धी 2. समाचार लाने वाला 3. व्याख्यात्मक 


Ss sn Ee SO Mn OREN SEA US स रा मिरी = 


काप सम्बन्धी,--कः 1. दूत, भेदिवा 2. किसान 
(वेच्यवर्ण का व्यक्ति), - कम एक व्याख्यापरक ! 
अतिरिक्त नियम जो उवत, अनुक्त, या किसी अप्ररी 
वात की व्याख्या करता है अथवा किसी छुटी हई 
वाल को जाई देता है--इक्तानदुरुक्ताथ ब्यक्ति 
(चिता) कारि तु व्रालिकम (सह शब्द पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन द्वारा निमित व्याख्यापरक निएमों | 


के लिए विशेषय से प्रयकत होता ह) । 
[वृत्रहन्‌ [-अण्‌ | अर्जन का नाम-कु० १५१ । 


i 


वाद्धकम्‌ [ वृद्धानां समूहः तस्य भावः कर्म वा वुञ्‌ ] 
1. वुढ़ापा--किमित्यपास्याभरणानि यौवने घृतं त्वया 
वाद्धकशोभि वल्कलम्‌ -कु० ५।४४, रघु०, १८ नै० 
१।७७ 2. बुढ़ापे को दुर्बलता 3. बूढ़ों का समुदाय । 

वाक्यम्‌ [वाद्धंक ष्यञ्‌] 1. बुढ़ापा 2. वृढ़ापे की 
दुर्बलता । 

वाद्युषिः, वाद्धुंषिक:, वाद्धुंषिन्‌ [पुँ०) [==वादर्घषिक 
पृपो० कलोपः, वृद्ध्यर्थं द्रव्यं वृद्धि, तां प्रयच्छति 
वृद्धिठक्‌ वृघुषि आदेशः, वाद््धुष इनि] सूदखोर, 
ब्याज पर रुपया देने वाला । 

वाद्धुंष्यम्‌ [वाद्धृषि -]-ष्यडा,] सूद, अत्यन्त ऊंचा सूद, 
हृद से ज्यादह ब्याज । 

वाघ्रेम्‌, वाध्रो [वाघ +-अण्‌, डीप्‌ वा] चमड़े का तस्मा । 

वार्धोणसः [वाधीव नासिका अस्य ब० स०, नासिकाया 
नसा देशः, णत्वम्‌] गेंडा, देऽ 'वाध्रीणस' भी । 

वार्मणम्‌ [वर्मन्‌+-अण्‌] कवच से सुसज्जित पुरुषों का 
समूह । 

वायम्‌ [वृ ‡-ण्यत्‌] आशीर्वाद, वरदान (ब० व०) सम्पत्ति, 
जायदाद । 

बावेणा [वर्वंणा+-अण्‌ +-टाप्‌] नीले रंग की मक्खी । 

बां (वि०) (स्त्री०-र्पी) [वर्ष--अण्‌] 1. वर्षा से 
संबंध रखने वाला 2. वाषिक । 

बाषिक (त्रिश) (स्त्री०-की) [विषं+ठक्‌] 1. वर्षा 
संबंधी वार्षिक संजहारेन्द्रो धनुर्जैत्रं रधूर्दघो--रघु० 
४1१६ 2. साळाना, प्रतिवर्ष घटित होने वाला 3 
एक वर्ष तक रहने वाला--मानुषाणां प्रमाणं स्याद्‌म्‌- 
क्तिवे दशवापिकी, इसी प्रकार वार्मिकमन्तम्‌-याज्ञ० 
१।१२४,--कम्‌ जड़ी बूटी । 


वाषिला [वार्जाता शिला, पृषो० शस्थ षः] ओला । 

बाष्णेयः [वृष्णि-;-ढक्‌] 1. वृष्णि की सन्तान 2. विशेष 
रूप से कृष्ण 3. नल के सारथि का नाम । 

बाहं, वार्हब्रथ, वाहंद्रथि, ) दे० बाह, बाहूंद्रथ, बाहंद्रथि, 

बाहेस्पत, वारहस्पत्य, बाहँस्पत, बार्हस्पत्य, बाहिण, 

वाहिण, वाल, वाळक ) बाल, बालक । 

वालखिल्य दे० 'वालखिल्य । 

वालिः [वाटे केध जाते वालन-इञन] प्रसिद्ध वानरराज 
वालि जो उसके छोटे भाई सुग्रीव की इच्छानुसार 
राम के रा झारा गया । 


(वर्णन ऐसा मि कि वानरराज वालि अत्यन्त 
बलवान्‌ था, कहते हे कि उनसे रावणको जब वह 
उससे लड़ने गया, पकड़ कर अपनी काख में रख 
छिया । 75 बाकि दुंदुभि के भाई को मारने के 


गी से बाहर गया तो उसके भाई 
2 को युद्ध में मरा जान, उसका सिहा- 
सन हथिया लिया । जिस समय वालि वापिस आया 


( ९२१ ) 


तो सुग्रीव को भाग कर ऋष्यमूक पर्वत पर शरण 
लेनी पडी । सुग्रीव की पत्नी तारा को वालि ने 
छीन लिया, परन्तु राम के द्वारा वालिका वध होने 
पर वह फिर सुग्रीव को मिल गई) । 

बालुका [वल्‌ उण्‌--कन्‌--टाप्‌] 1. रेत, बजरी--अकु- 
तज्ञस्योपकृतं वालुकास्विव मूत्रितम्‌ 2. चुर्ण 3. कपूर, 
सह का,-की एक प्रकार की ककड़ी । सम०-आत्मिका 
शर्करा । 

बालेय दे० बालेय । 

वाल्क (वि०) (स्त्री०-क्की) [वल्क--अण्‌] वृक्षों की 
छाल से बना हुआ । 

वाल्कल (वि०) (स्त्री ०-ली) [वल्कल-}-अण्‌] वृक्षों की 
छाल से बना हुआ,- लम्‌ बक्कल की पोशाक, लो 
मदिरा, शराब । 

वाल्मीकः, वाल्मीकिः [वल्मीके भवः अण्‌ इञ्ञ्‌ वा] एक 
विख्यात मुनि तथा रामायण के प्रणेता का नाम 
(जन्म से यह ब्राह्मण था, परन्तु बचपन में मातापिता 
द्वारा परित्यक्त होने पर यह कुछ बर्वर पहाड़ियों को 
मिल गया जिन्होंने इसे चोरी. करना सिखलाया । 
यह शीघ्र ही चोग्रंकला में प्रवीण हो गया और कुछ 
वर्षो तक बटोहियों को मारने और लूटने का कार्य 
करता रहा । एक दिन उसे एक महामुनि मिला 
जिसको इसने मार डालने का भय दिखा कर कहा 
कि जो कुछ पास हँ सव निकाल कर रख दो। 
परन्तु मुनि ने इसे कहा कि पहले घर जाकर अपनी 
पत्नी और बच्चों को पूछो कि क्या वह लोग तुम्हारे 
इस अनन्त अत्याचार व लूटमार के जो तुम अब तक 
करते रहे हो साझीदार है । वह तुरन्त घर गया 
परन्तु उनकी अनिच्छा को जानकर बड़ा उद्विग्न 
हुआ । तब मुनि ने उसे 'मरा' 'मरा' (जो “राम' 
प्रतीप हे! उच्चारण करने के लिए कहा और अन्त- 
घान हो गया । यह लुटेरा इस शब्द का वर्षो जप 
करता रहा, यहां तक कि उसका शरीर दीमको द्वारा 
लाई गई मिट्टी से ढक गया । वही मुनि फिर आया 
और उसने इसे बांवी से निकाला, वल्मीक (बांबी) 
से निकलने के कारण इसका नाम वाल्मीकि पड़ 
गया । यही बाद में बड़ा प्रसिद्ध मनि हुआ। एक 
दिन जब कि वह स्तान कर रहा था, उसने क्रौंच 
पक्षी के जोड़े में से एक को बहेलिये द्वारा मरते हुए 
देख, इस पर इस ऋषि के मुख से उस दुष्ट बहे- 
लिये के लिए अनजान में कुछ अभिशाप के शब्द 
निकल गये जिन्होंने अनुष्टुप्‌ छन्द में श्‍लोक का रूप 
धारण किया । रचना की यह नई शैली थी। 
ब्रह्मा के आदेश से इसने 'रामायण' नामक प्रथम 
काव्य की रचना की। जब रामने सीता का परि- 


११६ 


त्याग कर दिया तो इस ऋषि ने सीता को अपने 
आश्रम में शरण दी, उसके दोनों पुत्रों का पालन 
पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी । बाद में इसने 
इनको राम के सुपुर्द कर दिया । 

ब्राल्लभ्यम्‌ [ वल्लभ--ष्यञ्य्‌ ] प्रिय होने का भाव, 
बल्लभता । 

वावदूक (वि०) [पुनः पुनरतिशयेन वा वदति-वद्‌-- यङ्‌, 
लुक्‌, द्वित्वम्‌ =वावद्‌-+-ऊकञा] 1. बातूनी, मुखर 
2. वाक्पटु । 

बावयः [वय्‌ +-यङ्‌, लुक, दित्वम्‌, अच्‌] एक प्रकार की 
तुलसी । 

वावुटः (पुं ) नाव, डोंगी । 

वावत्‌ (दिवा० आ० वावृत्यते) 1. छांटना, पसन्द करना, 
चुनना, प्रेम करना ततो वावृत्यमानासौ रामशालां 
न्यविक्षत भट्टि ४२८ 2. सेवा करना । 

वावृत्त (वि०) [ वावृत्‌+-क्त ] छांटा गया, चुना गया, 
पसंद किया गया । 

बाश ¦ (दिवा० आ० वाश्यते, वाशित) 1. दहाड़ना, 
क्रंदन करना, चीत्कार करता, चिल्लाना, हू हू करना, 
(पक्षियों का) गुनगुनाना, ध्वनि करता (शिवाः) 
तां श्रिताः प्रतिभयं ववाशिरे--रघु० ११॥६१, शि० 
१८७५, ७६, भट्टि० १४1१४, ७६ 2. बुलाना । 

बाशक | वाश्‌ ।-ण्वुछ्‌ | दहाड़ने वाला, मुखर, निनादी । 

वाशकम्‌ | वाश्‌ +ल्यूट्‌ | 1. दहाड़ना, विघाड़ना, गुर्राना, 
आक्रोश करना 2. पक्षियों का चहचहाना, कूकना, 
(मक्खियो का) भिनभिनाना । 

खाशिः [ वाश्‌-+-इज्य ] अग्नि देवता, आग ¦ 

बाशितम्‌ [ वाश्‌--क्त ] पक्षियों का कलरव । 


वाशिता वासिता [ वाशित+ टापू, वस्‌-- णिचू--क्‍्त-- 
टाप्‌ ] 1. हथिनी अभ्यपद्यत स॒ वाशितासखः 
पुष्पिताः कमलिनीरिव द्विपः --रघु० १९११ 2. 
स्त्री । 

बाश्नः [ वाश्‌+ रक्‌ ] दिन --श्रम्‌ 1. आवास स्थान, घर 
2. चौराहा 3. गोबर । 

बाष्पः, ष्पम्‌ दे० 'बाष्प’ । 

वास्‌ | (चुरा? उभ० वासयति-ते) 1. सुगंधित करना, 
सुवासित करना, धूप देना, धूनी देना, खूशबूदार 
करना वासिताननविशेषितगंधा - कि० ९1८०, 
प्रकटित पटवासेर्वासयन्‌ काननानि--गीत० १, उत्तर० 
३।१६, रघु० ४॥७४, मेघ० २० ऋतु० ५५ 2. 
सिक्त करना, भियोना 3. मसाला डालना, मसाले- 
दार बनाना । 
1 (दिवा० आ०) दे० 'वाशू' । 

वासः [ वास्‌ +घज्ण | 1. सुगंध 2. निवास, आवास 
वासो यस्य हरेः करे--भामि० ११६३, रघु० १९२, 


( ९२२ ) 


भग० १।४४ 3. आवास, रहना, घर 4. जगह, स्थित 
5. कपड़े, पोशाक । सम०-- अ(आ) गारः,--रम्‌, 
गुहम्‌, वेश्सन्‌ (नपुं) घर का आन्तरिक कक्ष 

वशेषत: शयनागार ` घर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्र 
---उक्तर० १।७, विक्रम० १,-- कर्णी वह कमरा जहाँ 
सावजनिक प्रदर्शन (माच, कुश्ती, तथा अन्य प्रति- 
योगिताएँ) होते हैं, - तांबूलस्‌ अन्य सुगन्धित 
मसालों से युक्त पान, - भवनम्‌, --मन्विरम, सदतस्‌ 
निवासस्थान, घर, - यष्टिः (स्त्री ) पक्षियों के बैठने 


का डंडा, छतरी, अड्डा, - वेणौ० २1१, मेघ० ७९, 
ऊयोगः एक प्रकार का सुगन्धित चूर्ण, - सज्जा-- 
वासक सज्जा दे० । 


बासक (वि०) (स्त्री) का, --सिका) [ वास्‌ +-णिच्‌ -- 
ण्बुल्‌ | 3. सुगन्धित करने वाला, सुवासित करने 
वाला, धुपाने बाला, घूप देने वाला 2. बसावे वाला, 
आवाद करने वाला, कम्‌ वस्त्र, कपड़े। सम० 
“+सज्जा - सज्जिका वह स्त्री जो अपने प्रेमी का 
स्वागत, सत्कार करने के लिए अपने आपको वस्त्रा- 
लंकार से भूषित करती तथा घर को साफ सुथरा 
रखती है, विशेषतः उस समय जब कि प्रेमी का मिलन 
नियत किया हुआ हो; भावी नायिका, नायिका का 
भेद साहित्यदपंणकार परिभाषा देता हैं: कुरुते मंडनं 
यस्याः (या तु) सज्जिते वासवेश्मनि, सा तु वासक- 
सज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा-- १२०; भवति बिलं- 
बिनि विगलितलज्जा विलपति रोदिति वासकसज्जा 

गीत? ६। 

दासतः ¦ वास्‌--अतच्‌ | गधा । 

बासतेय {शि०) (स्त्री०--बी) [ वसतये हितं साधुवा 
ढञ्‌ ] निवास करने के योग्य,-यी रात । 


बासनन्‌ [ वास्‌ +ल्युट्‌ ] 1. सुगन्धित करना, सुवासित 


करना 2. घपाना 3. निवास करना, टिकना 4 
आंवासस्थान, तितासस्थान 5. कोई पात्र, आधार, 
टोकरी, सन्दूक, बर्तन आदि- याज्ञ २।६५, 
{वासले 
(वास 


निक्षेटाधारभूतं संपुटादिकं समुद्रं ग्रथ्यादि- 


युतम्‌) 6. ज्ञान ?. वस्त्र, परिधान 8, गिलाफ्‌, 
लिफाफा । 
बासना | वास्‌ -+- शिच्‌ +यच्‌ +टाप्‌|] 1. स्मृति में प्राप्त | 


» भावना 2 
अनजान मे मन 


पर पड़ा हुआ संस्कार 
त्यत्ति होती है 3. उत्प्रे 
, विचार 4. मिथ्या विचार, अज्ञान 5. अ 


सादर मान्यता 
नी जारना चातकेषू-भामि० ४1१७ । 


विशेषतः अपने पहले शुभाशुभ ! 
। चासवी [वासव--डीप्‌] व्यास की माता का नाम । 
: बासस्‌ (नपुं) [वस्‌ आच्छादने असि णिच्च] वस्त्र, 


) [वसन्त--अण्‌]) 1. वसन्त : 


परवासनाबद्ध शृंखला--गीत ० : 
तेषां (पश्चिणां) | 


कालीन, माधवी, बहार के लायक बससत में उत्पन्न 
2. जीवन का बसन्त, जवान 3. परिश्रमी, सावधान 
(कर्तव्यपालन में),--तः 1. ऊंट 2. जवान हाथी 
3. कोई भी जवान जन्तु 4. कोयळ 5. दक्षिणी पवन, 
मलय पहाड़ से चलने वाली हवा--तु० मलय समीर 
6. एक प्रकार का लोबिया 7. लंपट, दुराचारी, 
1. एक प्रकार की चमेली (सुगंधित फूलों से लदी 
हुई) - वसन्ते वासन्तीकसुमसुकुमारे रवयवेः--गीत० १ 
2. बडी पीपल 3. जूही का फूल 4. कामदेव के 
सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव--तु० 
बसंतोत्सव । 
वासंतिक (वि०) (स्त्री०- की) [वसन्त+-ठक्‌] बसन्त 
ऋतु से संबद्ध--कः 1. नाटक का विदूषक या 
हंसोकड़ा 2. अभिनेता । 
वासरः - रम्‌ [सुखं वासयति जनान्‌ वास्‌ --अर] (सप्ताह 
का) एक दिन । सम० - संगः प्रात: काल । 
वासव (वि०) (स्त्री० - वी) [वसुरेव स्वार्थ अण्‌, वसूनि 
सन्त्यस्य अणू वा] इन्द्र सम्बन्धी - पांड्तां वासवी 
दिगयासीत्‌ ---का०, वासवीनां चमूनाम्‌ -- मेघ० ४३, 
चः इन्द्र का नाम--कु० ३।२, रघु० ५।५। सम० 
दत्ता 1. सुबन्धु की एक रचना 2. कई कहानियों 
में वणित नायिका (इस स्त्री) का वर्णन भिन्न-भिन्न 
कवि विविध प्रकार से करते हैं। 'कथासरित्सागर' 
के अनुसार वह उज्जयिनी के महाराजा चण्डमहासेन 
की पुत्री थी जिसका अपहरण वत्स के राजा उदयन ने 
किया था । श्रीहर्ष उसे प्रद्योत राजा की पुत्री बतलाते 
(दे० रत्न० ११०) और मल्लि० की टीका के 
अनुसार--प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह्वे 
वह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री थी। 
भवभूति कहते हैं कि उसके पिता ने उसकी सगाई 
राजा संजय के साथ की थी, परन्तु उसने अपने 
आपको उदयन की सेवा में अपित किया (दे० मा० 
२) । परन्तु सुबन्धु की वासवदत्ता की वत्स की 
कहानी से कोई समानता नहीं । हाँ, उसका नाम 
अवश्य एक ही था । भवभूति के अनुसार उसके पिता 
ने उसकी सगाई पुष्पकेतु के साथ की थी, परन्तु 
कंदपंकेतु उसे अपहूत कर ले गया । यह संभव हुँ कि 
'वासवदत्ता' नाम की कई नायिकाएँ हों) 


परिधान, कपड़े. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि --भग० २।२२, कु० 
७।९, मेघ० ५९ । 
वासिः (पुं०, स्त्री) [वस्‌ + इञ्ग्‌] बसूला, छोटी कुल्हाड़ी, 
सिः निवास, आवास 


( ९२३ ) 


वासित (भू० क० कृ०) [वास्‌+-क्त] 1. सुवासित, या 
सुगन्धित 2. भिगोया, तर किया हुआ 3. मसालेदार, 
मसाला डाळा गया 4. कपड़े पहने हुए, वस्त्रों से 
सज्जित 5. जनसंकुल, आबाद 6. विख्यात, प्रसिद्ध, 
--तम्‌ 1. पाक्षयों का कलरव या कूजना 2. ज्ञान 
सुण वासना (२) । 

वासिता | वान्‌ +-क्त~-टाप्‌ ] दे० 'वाझिता' । 

बासि (शि) ष्ठ (वि०) (स्त्री०--ष्ठी) [ वसि+-शिष्ठ 
-अण्‌ | वशिष्ठ संबंधी, वशिष्ठ द्वारा रचित (बल्कि 


दृष्ट) जैसा कि ऋग्वेद का दसवाँ मण्डल,-ष्ठः वशिष्ठ | 


की सन्तान । 

वासुः | सर्षोऽत्र वसति-वस्‌ +-उण्‌ ] 1. आत्मा 2. विश्वा- 
त्मा, परमात्मा 3. विष्णु । 

वासुकिः, वासुकेयः [ वसुक+-इञ्‌, ढञ्‌ वा] एक 


विख्यात नाग का नाम, नागराज (कहते हैं कि यह | 


कश्यप का पुत्र था)--कु० २।३८, भग० १०।२८। 


वासुदेवः | वसुदेवस्यापत्यम्‌ अण्‌ ] 1. वसुदेव की संतान | 


2. विशेष रूप से कृष्ण । 

वासुरा | वल्‌+-उरण्‌-+-टाप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. रात 3. स्त्री 
4. हृथिनो । 

वासुः (स्त्री०) | वास--ऊ ] तरुणी कन्या, कुमारी, 


(मुख्यतः नाटकों में प्रयुक्त) -एषासि वासु शिरसि | 


गृहीता--मृच्छ १1४१, वासु प्रसीद---मृच्छ० । 
वास्त दे वास्त । 


वास्तव (वि०) (स्त्री> -बो) [ वस्तु--अण्‌ ] 1. असली, ! 
सच्चा, सारयुक्त 2. निर्धारित, निश्चित,--बम्‌ कोई | 


भी निश्चित या निर्धारित बात । 
आस्तवा | वास्तव --टाप्‌ ] प्रभात, उषा । 
वास्तविक (वि०) (स्त्री०--की) [ वस्तुतो निवृत्तं ठक्‌ ] 
सच्चा, असली, सारगर्भित, यथार्थ विशुद्ध । 
वास्तिकम्‌ [ वस्त --ठक्‌ ] बकरो का समूह । 
वास्तव्य (वि०) | वस्‌--तव्यत्‌, णित्‌ ] 1. निवासी, 
वासी, रहने वाला --पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुंबितां ययु:--- 


व्य; 1. आवासी, रहने वाला, निवांसी--नानादि- 
। महाजनसमाज:-मा० १, -- व्यम्‌ 1. रहने 

, घर 2. वसति, निवासस्थान ! 

| बसू -तुण्‌ | 1. घर बनाने की 

णड, जगह 2. घर, आवास, निवास 


गः 

के योग्य स्थ! 
वास्तु {पृ+. न(७) 
जगह, भवन 
भूनि,~रबेर 


?स करने के योग्य 2. पेडू संबंधी । 
( वास्ताः अतिः, नि० षष्ठया अलुक्‌, षत्वम्‌ ¡ 


शि० ११६६ 2. रहने के योग्य, वास करने के योग्य : 


1. एक वैदिक देवता (घर की आधारशिला की 
अधिष्ठात्री देवता मानी जाती है) 2. इन्द्र का नाम । 

वास्त्र (वि०) | वस्त्र--अण्‌ ] वस्त्र से निमित,--स्त्रः 
कपड़े से ढकी हुई गाडी । 

वास्प दे० “बाष्प” ।_ 

बास्पेयः [ वास्पाय हितं वाष्प-ढक्‌ ] 'नागकेशर' नाम 
का वृक्ष । 

बाहू. (स्वा० आ० वाहते) प्रयत्न करना, चेष्टा करना, 
उद्योग करना । 

वाहू (वि०) [ वह्‌ +-घञ्ञ्‌ ] धारण करने वाला, ले जाने 
वाला (समास के अन्त में) जैसा कि अंबुवाह, और 
“तोयवाह' में, -- हः 1. ले जाना, धारण करना 2. कुली 
3. खींचने वाला जानवर, वोझा ढोने वाला जानवर 
4. घोड़ा-रघु० ४५६, ५।७३ १४।५२ 5. सांड 
-कु० ७।४९ 6. भैसा 7. गाड़ी, यान 8. भुजा 9. वायु 
हवा 10. एक मापबिशेष जो दस कुंभ या चार भार 
के तुल्य होती हे --वाहो भारचतुष्टयं । सम०-- द्विषत्‌ 
(पुं०) भेंसा, - श्रेष्ठ: घोड़ा । 

बाहुकः [ वह्‌ +-प्वुलू | 1. कुली 2. गड़वाला, गाड़ीवान्‌ 
चालक 3: घुड़ सवार । 

वाहनम्‌ | वाहयति--वह्‌ --णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. धारण 
करना, ले जाना, दोना 2. (घोड़े आदि को) हाँकना 
3. गाड़ी, किसी प्रकार की सवारी--मनु० ७।७५, 
नै० २२।४५ 4. खींचने वाळा या सवारी का जान- 
वर, जैसा कि घोड़ा-स दुष्प्रापयज्ञा: प्रापदाश्रमं 
श्रांतवाहनः---रघु० १।४८, ९।२५, ६० 5. हाथी । 

बाहसः [ न वहति नगच्छति, वह्‌ +-असच्‌ | 1. पतनाला, 
जलमार्ग 2. बड़ा नाग, अजगर ! 


! बाहिकः [ वाहन ठक्‌ ] 1. बड़ा ढोल 2. बैलगाड़ी 


3. बोझ ढोने वाला । 

वाहितम्‌ [ वह्‌ --णिच्‌{-वत ] भारी बोझ। 

वाहित्यम्‌ [ वाहिन्‌ +-स्था-क | हाथी के मस्तक का 
ललाट से नीचे का भाग । 

बाहिनी [ वाहो अस्त्यस्याः इनि ङीप्‌ | 1. सेना, 

आशिषं प्रयुयुज न वाहिनीम्‌ --रधु० ११।६, 

१३।६६ 2. अक्षौहिणी सेना जिसमें ८१ गजारोही, 
८१ रथारोही, २४३ अइवारोही तथा ४०५ पदाति 
सम्मिलित हैं 3. नदी । सम०-निवेशः सेना का 
पड़ाव, शिविर,--पतिः 1. सेनापति, सेनाध्यक्ष 
2. {नदियों का स्वासो) समुद्र । 

बाहीक दे० 'बाहीक'। 

बाहुक दे० 'बाहुक' । 

वाह्य दे० 'बाह्य' । 

बाह्िः (पृं) एक देश का नाम, (आधुनिक बलख) । 
सम० --जः बलख देश का घोडा । 


बिः 


विंशक (वि०) (स्त्री-की) | विंशति 


विशतिः 


( ९२४ ) 
बाह्लि (ह्ली) कः (पुंश) 1. एक देश का नाम (आधुनिक | विकट (वि०) [वि+-कटच्‌] 1. विकराल, कुरूप 2. (क) 


बलख ) 2. बलख देश का घोड़ा, बलख देश में पला 
घोड़ा,--कँम्‌ 1. जाफरान, केसर 2. हींग । 

(अव्य) | वान-इण्‌, स च डित्‌ 11. धातु और 
संज्ञा शब्दों के पूर्व जुड़ कर इसका निम्नांकित अर्थ 
होता है:--(क) पृथककरण,. वियोजन (एक ओर, 
अलग-अलग, दूर, परे आदि) यथा वियृज्‌, विह, 
विचल आदि (ख) किसी कर्म का उलट, यथा क्री 
खरीदना, विक्री बेचना, स्म याद करना विस्मृ भूल 
जाना (ग) प्रभाग यथा विभज्‌, विभाग (घ) विशि- 
ऽटता--यथा विशिष्‌ विशेष; विविच्‌, विवेक 
(ङ) विभेदीकरण - व्यवच्छेदः (च) क्रम, व्यवस्था 
यथा विघा, विरच्‌ (छ) विरोध यथा विरुध्‌, विरोध 

अभाव यथा विनी, विनयन (ज) विचार, यथा 
विचर्‌, विचार (झ) तीब्रता-विध्वंस 2. संज्ञा या 
विशेषण शब्दों में (जो कि क्रिया से सटे हुए न हों) 
जुड़कर वि निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हैं 
(क) निषेध या अभाव (ऐसी अवस्था में इसका 
प्रयोग अधिकतर उसी प्रकार होता हैं जैसे कि 'अ 
गा 'निर्‌' का, अर्थात्‌ इसके लगने पर बहुब्रीहि समास 
वनता हुँ-विधवा, व्यसुः आदि (ख) तीब्रता, 


महत्ता यथा विकराल (ग) वैविध्य-यथा विचित्र । 


{घ) अन्तर-यथा विलक्षण (ङ) वहुविधता-यथा 

विविध (च) वेपरीत्य, विरोध यथा 

(छ) परिवतेन-- वथा विकार (ज) 
“यथा विजन्मन्‌ । 

(पुं० स्त्री) [ वा+इणू,स च डित्‌ | 1. पक्षी 
घोड़ा । 

( (स्त्री ०-शी ) | विधति--डट्‌, तेः 
सवाँ, शः बीसवाँ भाग । 


अनौचित्य 


लोप: | 


-!-ण्बुन्‌, तिलोपः | 
बीस । 

(स्त्री) [ द्वे दश परिमाणमस्य नि० सिद्धिः | 
बीस) एक कोडी । सम० ईशः, ईशिन्‌ (पुं०) 
बीस गाँवों का शासक । 


विकस्‌ | विगतं कं जलं सुखं वा यत्र ] ताजी व्यायी 


विकण्टकः,-तः 


विकच (वि०) [विकक्‌ू+अच्‌] 1. खिला हुआ, फूला | 


गाय का दूध । 
[ वि4-कंक्‌--अटन्‌, अतच्‌ वा] एक 
वृक्ष विशेष (जिसको लकड़ी से श्रुवा बनते हैं) 
णारघु० ११।२५। 


हुआ, खुला हुआ, (जेसा कि कमल आदि)-विकचकि- 
]कसंहतिरुच्चयके:-लि ६।२१, रघु० ९।३७ 2. फैलाया 
हुआ, बखेरा हुआ - भामि० १।३ 3. बालों से शून्य, 
--चः 1. वौद्धसाधु 2. केतु । 


विलोम | 


विकर 


दुर्धषं, भयानक, भीषण डरावना--पृथूललाटतटघटित 
विकट भ्रूकुटिनां- वेणी ० १, विधुमिव विकटविधुंतुद- 
दंतदलनगलितामुतघारम्‌-गीत० ४ (ख) दारुण, 
खूंखार, बर्बर 3. बड़ा, विस्तृत, विशाल, प्रशस्त, 
व्यापक - जृम्भाविडम्विविकटोदरमस्तु चापम्‌-उत्तर० 
४।२९, आवरिष्ट विकटेन विवोढुर्वक्षसँव कुचमण्डल- 
मन्या--शि० १०।४२, १३।१०, मा० ७ 4. घमंडी 
अभिमानी विकटं परिक्रामति - उत्तर०६, महावी र० 
६।३२ 5. सुन्दर--मृच्छ २ 6. त्योरी चढ़ाय हुए 
7. गूढ 8. शक्ल बदले हुए, टम्‌ फोड़ा, अर्बुद या 
रसौली । 


विकत्थन (वि-{-कत्य्‌--ल्यूट्‌] 1. शेखी बधारने वाला 


डींग मारने वाला, आत्मइलाघा करने वाला, अपनी 
प्रशंसा करने वाला - विद्वांसोऽप्यविकत्थना भवंति 
मुद्रा० ३, रघु० १४७३ 2. व्यंग्योक्ति पूर्वक प्रशंसा 
करने वाला,-नम्‌ 1. दर्पोक्ति, धोंस जमाना 2. व्याजो- 
क्ति, मिथ्या प्रशंसा । 


विकत्था [वि-कत्थ्‌ञ-अच्‌+-टाप्‌| शेखी बघारना, डींग, 


आत्मश्लाघा, दर्पोक्ति 2. प्रशंसा 3. मिथ्या प्रशंसा, 
व्यंग्योक्ति । 


विकम्प (वि०) [विशेषेण कम्पो यस्य-प्रा० ब०] 1. दीर्घ 


निःश्वास लेने वाला 2. अस्थिर, चंचल । 
[विकीर्यते हस्तपादादिकमनेन-वि+-कृ+-अप्‌] 
बीमारी, रोग । 


विकरणः [वि-कृत-ल्मुट्‌] क्रियारूपरचनापरक निविष्ट 


जोड़ (अनुपंगी), क्रिया के रूपों की रचना के समय 
धातु और लकार के प्रत्ययों के बीच में रक्खा जाने 
वाला गणद्योतक चिह्न । 


विकराल (वि०) [विशेषेण करालः प्रा० स०] अत्यंत 


डरावना या भयानक, भयपूण । 


विकर्णः [विशिष्टौ कणौ यस्य प्रा० ब०] एक कुरुवंशी 


राजकुमार का नाम भग? १।८। 


विकर्तनः [विशेषण कर्तनं यस्य प्रा० ब०] 1. सूर्य--उत्तर० 


५ 2. मदार का पौधा 3. बह पुत्र जिसने अपने पितः 
का राज्य छीन लिया हो । 


विकसंन्‌ (वि) [विरुद्धं कर्म यस्य घ्रा० ब०] अनुचित 


रीति से कार्य करने वाला, नपुं० अवैध या प्रतिनिषिद्ध 
काय, पापकम---भग० ४1१७, मनु० ९।२२६। सम० 
न“ क्रिया अवध कार्य, अधामिक आचरण,--स्थ 
(बि०) प्रतिषिद्ध कार्यो को करने वाला दुव्यंसनों 
में ग्रस्त । 


विकर्षः [वि-कृप्‌+-घञ्ञ्‌] 1. अलग-अलग रेखांकन 


करना, स्वतंत्र रूप से खींचना 2. तीर, बाण । 


बिकषेण: [वि-|-कृष्‌--ल्युट] कामदेव के पाँच बाणों में 


( ९२५ ) 


से एक,--णम्‌ 1. रेखांकन, खींचना, अलग-अलग 
खींचना 2. तिरछा फेंकना । 

विकल (वि०) [विगतः कलो यत्र प्रा० ब०] 1. किसी 
भाग या अंग से वञ्चित, सदोष, अधूरा, अपाहज, 
विकलांग -कूटकृद्विकलेन्द्रिया:--याज्ञ ० २1७०, मनु ० 
८1६६, उत्तर० ४।२४ 2. डरा हुआ, त्रस्त 3. शून्य, 
विरहित--आरामाधिपतिविवेकविकला:--भामि० १। 
३१, मृच्छ० ५।४१ 4. विक्षुब्ध, कमजोर, उत्साह 
शून्य, हतोत्साह, म्लान, अवसन्न, स्फूतिहीन--किमिति 
विषीदसि रोदिषि विकला बिहसति युवतिसभा तव 
सकला--गीत० ९, विरहेण विकलहूदया--भामि० 
२।७१, १६४, श्ुतियुगले पिकरुतविकले--गीत० | 
२, उत्तर ३।३१, मा० ७।१, ९।१२ 5. मुर्झाया 
हुआ, क्षीण । सम० -अंग (वि०) अधिक या कमे 
अंगों वाला, इन्द्रिय (वि०) जिसकी ज्ञानेन्द्ियाँ 
दूषित या विकृत हैं,---पाणिकः छूला-लंगड़ा । 

विकला [विगतः कलो यस्याः-प्रा० ब०] कला का साठवाँ 
भाग । 

विकल्पः [वि--त्कूपू+घज्ण_] 1. सन्देह, अनिश्चय, अनि- 
णेय, संकोच तत्‌ सिषेवे नियोगेन स॒ विकल्पपरा- । 
इ्मुखः--रघु० १७।४९ 2. शंका, मुद्रा १ 3. कूट- 
युक्ति, कला मायाविकल्परचितैः - रघु० १३।७५ | 
4. वरणस्वतंत्रता, (व्या० में) वैकल्पिक 5. प्रकार, 
भेद 6. अशुद्धि, भूल, अज्ञान। सम०---उपहारः 
वैकल्पिक पुरस्कार, -- जालम्‌ जाल की तरह का अनि- 
णय, दुविधा । 

विकल्पनम्‌ [वि-; भ्लुप्‌ --ल्युट] 1. 
2. इच्छा की छूट 3. अनिर्णय । 

विकल्मष (वि०) [विगतः कल्मषो यस्य प्रा० ब०] निष्पाप, 
कलंकरहित, निर्दोप । 

विकषा (सा) [वि--कष्‌ (स्‌) --अच्‌+-टाप्‌| बगाली 
मजीठ । 

विकसः [वि |-कस्‌ --अच्‌] चन्द्रमा । 

बिकसित (भू० क० कृ०) [वि+कस्‌+-क्त] खिला हुआ, 
पुरा खुला हुआ या फूला हुआ -भामि० १।१००। 

विकस्व (इव) र {वि०) [विकस्‌ +-वरच्‌] 1. खुला हुआ, 
फूला हुआ --कुशेशर्येरत्र जलाशयोषिता मृदा रमन्ते | 
कलभा विकस्वरः - शि० ४।३३ 2. ऊँचे स्वर वाला, 
(ध्वनि आदि) जो स्पष्ट सुनाई दे, उदडीयत वेकृता- 
त्करभ्रहजादस्य विकस्वरस्वरे:---नै० २।५। 

विक्ञारः [वि~क न-घञ्ञ्‌] 1. रूप या प्रकृति का परि- 
वतन, रूपान्तरण, प्राकृतिक अवस्था से व्यत्यय, तु० | 
वक्ति 2. परिवर्तेन, अदल-बदल, सुधार--पंच० 

ॐ. बीमारी) रोग, व्याधि--विकारं खलु | 


सन्देह में पड़ना 


वरण 


११४४ 
परमार्थतोज्ञात्वाचतारम्भः प्रतीकारस्य--श० ४, कु० | 


२1३८ 4. मन या अभिप्राय का बदलना -मूछंत्यमी 
विकाराः प्रायेणेश्वर्यमततेषु- ० ५१९ 5. भावना, 
संवेग--उत्तर० १।३५, ३1२५, ३६ 6. विक्षोभ, 
उत्तेजना, उद्देग--कि० १७।२३ 7. विकृत रूप, आ- 
कुचन (मुखमुद्रा, हावभाव आदि) प्रमथमुखविकारं- 
हसिथामास गूढ़म्‌--कु० ७।९५ 8. (सांख्य० में) जो 
ूर्व्रोत या प्रकृति से विकसित हो । सम०-- हेतु: 
प्रलोभन, फुसलाना, उद्वेग का कारण--विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः-- कु० 
१।५९ । 

बिकारित (वि०) [वि--$#-+-णिच्‌ +-क्त] 
पथभ्रष्ट, भ्रष्टाचारग्रस्त । 

विकारिन्‌ (वि०) [वि--कृ--णिनि] परिवर्तनशील, संवेग 
तथा अन्य संस्कारों को ग्रहण करने वाला, - भ्रमति 
भुवने कंदर्पाज्ञा विकारि च यौवनम्‌--मा० १।१७। 


विकालः, विकालकः [विरुद्धः कालः प्रा० स०] संध्या, 
सांध्यकालीन झुटपुटा, दिन की समाप्ति । 

विकालिका [विज्ञातः कालो यया - प्रा० ब०] पानी में 
रक्खा हुआ छिद्रयुक्त ताम्रकलश जो क्रमशः पानी 
भरने के द्वारा समय का अंकन करता है--तु० 
मानरन्ध्रा । 

विकाशः [वि~-कश्‌न-घञ्य्‌] 1. प्रकटीकरण, प्रदर्शन, 
दिखलावा 2. खिलना, फूलना (इस अर्थ में प्रायः 
विकाश लिखा जाता हे) --कु० ३।२९ 3. खुला सीधा 
मार्ग--कि० १५।५२ 4. टेढ़ा मार्ग--कि० १५।५२ 
5. हर्ष, आनन्द--कि० १५।५२ 6. उत्सुकता, प्रबल 
उत्कठा-- शि० ९।४१, (यहाँ इसका अर्थ खिलना, 
भी हे) 7. एकान्तवास, एकाकीपन, सुनापन । 

विकाशक (वि०) (स्त्री० -- शिका) [ बि+-काश्‌ ण्वुल्‌] 
1, प्रदर्शन करने वाला 2. खोलने वाला | 

विकाशनस्‌ [ विञ-काश्‌ +ल्युट्‌] 1. प्रकटीकरण, प्रदर्शन, 
दिखावा 2. खिलना, (फूलों का) फूलना । 

विकाशि (सि) न्‌ (वि०) (स्त्री०--नौ) [विञ-काश्‌] 
(स्‌) न-णिनि] 1. दिखाई देने वाला, चमकने वाला 
2. फूलने वाला, खुलने वाला, खिलने वाला । 

विकासः [ विञ-कस्‌-+-घञ्य्‌ | खिलना, फूलना--दे० ऊ० 
विकाश । 

विकासनम्‌ [ वि--कस्‌+-त्युट्‌ ] फूलना, खुलना, खिलना । 

विकिरः [ विञ-क्‌+-अप्‌ | 1. बिखरा हुआ भाग या गिरा 
हुआ नन्हा टुकड़ा 2. जो फाड़ता या बखेरता हूँ पक्षी 
कंकोलीफलजगर्विमुग्धविकिरव्याहारिणस्तद्भुवो भागाः 
--मा० ६।१९ 3. कूआँ 4. वृक्ष । 


परिवतित, 


| विकिरणम्‌ [ वि--कु+ल्युट्‌ ] 1. बखेरना, इधर उधर 


फेंकना छितराना 2. दूर-दूर तक फैलाना 3. फाड़ 
डालना 4. हिसा करना 5. ज्ञान । 


( ९२६ ) 


बिकीर्ण (भू० क० छृ०) [ वि--क--क्त ] 1. बखेरा हुआ 
छितराया हुआ 2. प्रसृत 3. विख्यात । सम०--केश, 
--मूर्धज (वि०) बालों को नोचने वाला, बालों को 
बिखेरन या उलझ-पुलझ करने वाळा,--झम्‌ एक प्रकार 
की सूगन्ध । 

बकुष्ठ: [ विगता कुंठा यस्य प्रा० ब० | विष्णु का स्वर्ग । 

सिकुर्वाण (वि०) | वि+क्‌+शानच्‌ | 1. परिवर्तित होने 
वाला, या परिवर्तन करने वाला 2. प्रसन्न, खुश, हृष्ट । 

विकुत्र:ः [ वि-|-कस्‌ -|- रक्‌, उत्वम्‌ | चन्द्रमा । 

विकजनम्‌ [ वि 4-कूज्‌ न ल्युट्‌ 
करना 2. (अंतडियों या नलों में) गुड्गुडाहट । 

डिकृणनस्‌ | वि--कृण्‌-+ल्युट्‌ | तिरछी चितवन, कटाक्ष । 

बिकृणिका [ विञ-कूण्‌ +-ण्वृलू --टापू, इत्वम्‌ ] नाक। 

लिकृत (भू० क० कृ० ] 1. परिवर्तित, बदला हुआ, सुधारा 
हुआ 2. रोगी, बीमार 3. क्षतविक्षत, विरूपित, जिसकी 
सूरत बिगड़ गई हो 4. अपूर्ण अधूरा 5. आवेशग्रस्त 
6. पराङ्मुख, ऊबा हुआ 7. बीभत्स 8. अनोखा, 
असाधारण (दे० वि पूर्वक कृ),--तम््‌ 1. परिवर्तन, 
सुधार 2. और भी बिगड़ जाना, बीमारी 3. अरुचि, 
जुगुप्सा । 

विकृतिः (स्त्री) [ वि~-कृञ-क्तिन्‌ ] (अभिप्राय, मन, 
रूप आदि का) बदलना - चित्तविकृतिः, अंगुलीयकं 
सुवर्णस्य विकृतिः 2. अस्वाभाविक, अचानक घटित 
होने वाली परिस्थिति, दुघंटना-मरणं प्रकृति: 
शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुर्ध:--रधु० ८।८७ 
3. बीमारी 4. उत्तेजना, उद्वेग, क्रोष, रोष--कि० 
१२।५६, शि० १५।११, ४०, दे० 'विकार' और 
'विकिया' भी । 

बिकृष्ट (भू० क० कृ०) [वि--कृष्‌+-क्त] 1. अलग- 
अलग घसीटा हुआ, इधर-उधर खींचा हुआ 2. आकृष्ट, 
खींचा हुआ, किसी की ओर आकृष्ट 3. विस्तारित, 
फैलाया हुआ 4. शब्द्रायमान (दे० वि पूर्वक कृष्‌) । 

विकेश (वि०) (स्त्रो -शी) [ विकीर्णाः केशायस्य 
->प्रा०्व० [1. बिखरे वालों वाला 2. बिना बालों का 
गंजा (सिर), -शी 1. ढोले बालों वाली स्त्री 2. 
बालों के शून्य (गंजी) स्त्री 3. मींढी, या बालों की 
छोटी छोटी लटों को मिला कर बनाई हुई चोटी, 
वेणी । 

खिकोश - ष (वि०) { विगतः कोशो यस्य--प्रा० ब० | 
1. बिना भूसी का 2. बिता म्यान का, बिना ढका 
हुआ --कि० १७४५, रघु० ७४८ | 

ककः [ विक्‌--क-क | तरुण हाथी । 

क्रम: [ वि--क्रम्‌ू- घव्म , अच्‌ वा | 1. कदम, डग, 
पग -श० ७६, तु० जिविक्रम 2. कदम रखना, 
चलना 3. पकड़ लेता, प्रभाव डाल ळेना 4. वीरता, 


13. गुट्रगूं करना, कलरव ; 


शौय, नायक की बहादुरी, - अनुत्सेकः खलु विक्रमा- 
लंकार:--विक्रम० १, रघु० १२८७, ९३ 5. उज्ज- 
यिनी के एक प्रसिद्ध राजा का नाम --दे० परि० 
२ 6. विष्णु का नाम! सम०--अकेः - आदित्यः 
दे० विक्रम, -- कर्मेन्‌ (नपुं०) शूरवीरता का कार्य, 
पराक्रम के करतब । 

विक्रमणम्‌ | वि+-क्रम्‌+-ल्युट्‌ | (विष्णु का) एक डग-- 
छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन--गीत० १ । 

विक्रमिन्‌ (बि०) [ वि--क्रमू--णिनि | पराक्रमी, झूर- 
वीर--पुं० 1. सिंह 2. नायक 3. विष्णु का विशेषण ¦ 

विक्रयः [ वि+-क्री य-अच्‌] बिक्री, बेचना ~ मनु० ३।५४। 
सम०--अनुशयः विक्री का खण्डन करना,--पत्रम्‌ 
बिक्री का पत्र, बैनामा । 

विक्रयिकः, विक्रयिन्‌ (पुं ) [ विक्री य-इकन्‌, णिनि वा | 

| व्यापारी, विक्रेता, बेचने वाला । 

विन्नः [ विञ-कस्‌‡-रक्‌, अत्वं, रेफादेशः | चाँद । 

विक्रान्त (भू० क० कृ०) [ वि~-क्रम्‌ +क्त | 1. परे तक 
गया हुआ, डग रक्खे हुए 2. शक्तिशाली, शूरवीर, 
बहादुर, पराक्रमी 3. विजयी, (अपने शत्रुओं को) 
परास्त करने वाला,--तः 1. शूरवीर, योद्धा 2, सिंह, 
~ तम्‌ 1. पद, डग 2. घोड़े की सरपट चाल 4. शूर- 
वीरता, बहादुरी, पराक्रम। 

बिकान्तिः (स्त्री) [ वि--क्रम्‌--क्तिन्‌ ] 1. कदम 
रखना, डग भरना 2. घोड़े की सरपट चाल 3. शूर- 
वीरता बहादुरी, पराक्रम । 

विक्रान्त (वि०) [ विञ-क्रम्‌ तृच्‌ ] बहादुर, विजयी, 
पुं० सिंह । 

विक्रिया [ वि--कु--श--टाप्‌ ] 1. परिवर्तन, सुधार, 
बदलना--शमश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌--रघु० १३। 
७१, १०।१७ 2. विक्षोभ, उत्तेजना, उद्वेग, जोश 
आना--अथ तेन निगृह्य विक्रियामभिशप्तः फलमेतद- 
न्वभूत्‌ -- कु० ४४१, ३।३४ 3. क्रोध, गुस्सा, अप्रस- 
न्नता--साधो: प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ 
--सुभा०, लिगर्मुदः संवृतविक्रियास्ते--रघु० ७1३० 
4, उलट, अनिष्ट- कु० ६।२९ (विक्रियाये-_ वैक- 
ल्योत्पादनाय' 'दोष' - मल्लि) 5. (मोजे इत्यादि) 
बुनना, आकुंचन वा (भोंहों की) सिकुड़न--भ्रूविक्रि- 
यायां विरतप्रसंगैः ` कु० ३।४७ 6. आकस्मिक 
आन्दोलन जैसा कि “रोमविक्रिया” में -- विक्रम० १। 
१२, 'रोमांच होना' 7. अकस्मात्‌ रोगग्रस्ता, बीमारी 
8. उल्लंघन, (उचित कर्तव्य का) बिगाड़ देना, - रघु० 
१५।४८ । सम०-- उपसा दण्डी द्वारा वर्णित उपमा 
का एक भेद - दे० काव्य» २।४१। 

बिक्रुष्ट (भू० क० कृ०) [ वि--क्रुश--क्त ] 1. चीत्कार 
किया, चिल्याया 2. कठोर, क्रूर, निर्दय,--ष्टम्‌ 


( ९२७ ) 


सहायता प्राप्त करने के लिए कंदन करना, दुहाई 

देना 2. गाली । 

विकेय (वि०) [वि+-क्रीञ-यत्‌] बेचने के योग्य, (कोई 
वस्तु) विक्री कर दी जाने के योग्य । 

बिक्रोशनम्‌ [विञ-कुश्‌+-ल्युट्‌] 1. चिल्लाना, चीत्कार 
करना 2. गाली देना । 

बिक्लव (वि०) [विञ-क्लुञ-अच्‌] 1. भयभीत, भड़का 
हुआ, चौंका हुआ, त्रस्त --आचकांक्ष घनशब्दविक्लवा:- 
रघु० १९।३८, कु० ४११ 2. डरपोक --शि० ७४३, 
मेघ० ३७ 3. रोगग्रस्त, परास्त -कि० १।६ 6. 
बिक्षुब्ध, उत्तेजित, घबराया हुआ, विह्वल - श० 
३।२६ 5. दुःखी, ऋष्टग्रस्त, संतप्त--शि० १२।६३, 
कु० ४।३९ 6. ऊबा हुआ, अरुचिवान्‌ -मृगयाविक्लवं 
चेतः--श० २ 7. हकलानेवाला, लड़खड़ानेवाला -- 
प्रस्थानविकलवगतेरवलंबनाथी --श० ५।३ ॥ 

विक्लिन्न (भू० क० कृ०) [वि--क्लिद्‌--क्त 1. अत्यंत 
गीला, पूरी तरह भीगा हुआ 2. मुर्झाया हुआ, सूखा 
हुआ 3. पुराना । 

विक्लिष्ट (भू० क० कृ०) [वि+-क्लिश्‌ +क्त] 1. अत्यंत 
कष्टग्रस्त, दुःखी 2. घायल, नष्ट किया हुआ, -ष्टम्‌ 
उच्चारण दोष । 

विक्षत (भू० क० कृ०) [वि+क्षण्‌+-क्त] फाड़ कर अलग 
अलग किया हुआ, घायल, चोट पहुंचाया हुआ, 
आघातग्रस्त । 

विक्षावः [वि--भु घडा | 1. खांसी, छींक आना 2. ध्वनि । 

विक्षिप्त (भू? क० कृ०) [विञ-छिप्‌ +-क्त] 1. बिखेरा 
हुआ, इधर उधर फेंका हुआ, छितराया हुआ, डाला 
हुआ 2. अलग करना, पदच्युत करना 3. भेजा गया, 
प्रेषित 4. भ्रान्त, व्याकुल, विक्षुब्ध 5. निराकृत (दे० 
वि पूर्वक क्षिप्‌) । 

बिक्षीणकः (प०) 1. शिव के सेवकगण का मुखिया 
2. देवसभा । 

विक्षीरः [विशिष्टं विगतं वा क्षीरं यस्य प्रा० ब०] मदार 
का पौधा । 

विक्षपः [वि -छिप्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. इधर-उघर फेंकना, वखेरना 
2. डालना, फेंकना 3. कतेव्य निर्वाह करना (विप० 
संहार) --रघु० ५४५ 4. भेजना, प्रेषण 5. ध्यान 
हटाना, हड़बड़ी, व्याकुलता --मा० १ 6. खटका, भय 
7. तर्क का निराकरण 8. ध्रुवीय अक्षरेखा । 

विक्षेपणम्‌ [वि--क्षिप --ल्युट्‌| 1, फेंकना, डालना, निकाल 
बाहर करना 2. प्रेषण, भेजना 3. बखेरना, छितराना 
4. हड़बड़ी, व्याकुलता । 

विक्षोः [वि--क्षभ--घञ्य | 1. हिलाना, हलचल, 
आन्दोलन, वीचि? -रघु० १।४३ 2. मन की हलचल, 
ध्यान हटाना, खलबली 3. इन्दव, संघषं । 


विख, विखु, विर्य, ? [विगता नासिका यस्य --व० स० 

विख, विख, विग्र | नासिकायाः खु, ख्य, खू, खू, ग्र 
वा आदेशः] नासिका से रहित, बिना नाक। 

विखण्डित (भू० क० कृ०) [वि+-खण्ड्‌+-क्त] 1. टूटा 
हुआ, विभक्त किया हुआ 2. दो खण्डों में किया हुआ । 

विखानसः (पुं) एक प्रकार का साधु । 

विखुरः (पुं ) 1. राक्षस, पिशाच 2. चोर । 

विख्यात (भू० क० कृ०) [वि--ख्या--क्‍्त] 1. प्रख्यात, 
विश्रुत, प्रसिद्ध, मशहूर 2. नामवर, नामधारी 3. 
स्वीकृत, माना हुआ । 

विख्यातिः (स्त्री०) [वि+-ख्या+-क्तिन्‌] प्रसिद्धि, कीति, 
यश, नाम । 

विगणनम्‌ [वि--गणू--ल्यूट्‌| 1. गिनना, संगणन, हिसाब 
लगाना 2. विचारना, विचारविनिमय करना 3. ऋण 
का परिशोध करना । 

विगत (भू० क० कृ०) [वि--गम्‌--क्त] 1. जिसने प्रयाण 
कर लिया हे, जो चला गया हे, लुप्त 2. जो अलग किया 
गया हुँ, वियुक्त 3. मृतक 4. विरहित, शून्य, मुक्त 
(समास में) विगतमदः 5. खोया हुना 6. घुंधला, 
अस्पष्ट । सम०--आतंवा वह स्त्री जिसे बच्चा होना 
(या रजोधर्म होना) बन्द हो चुका हो,---कल्मष 
(वि०) निष्पाप, पवित्र,--भो (वि०) निर्भय, निडर, 
लक्षण (वि०) भाग्यहीन, अशुभ । 

विगन्धकः [विरुद्धः गंधो यस्य ब० स०] इंगुदी नाम का 
पेड़ । 

विगमः [विञ-गम्‌ --अप्‌] 1. प्रस्थान करना, अन्तर्धानः 
समाप्ति, अन्त -चारुनुत्यविगमे च तन्मुखम्‌ - रघु० 
९।१५, ईतिविगम -मालवि० ५।२०, ऋतु० ६।२२ 
2. परित्याग-करणविगमात्‌-मेघ ० ५५ (देहत्यागात्‌ ) 
3. हानि, नाश 4. मृत्यु । 

बिगरः (पुं) 1. नग्न रहने वाला सन्यासी 2. पहाड 
3. बह पुरुष जिसने भोजन करना त्याग दिया हो । 


विगरहणम्‌,-णा [वि+गहं य-ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌] निन्दा, 
कलंक, भत्संना, अपशब्द -वेणी० १।१२। 

विगहित (भू० क० कृ०) [वि०+- गह्‌ --क्त] 1. निन्दित, 
फटकारा हुआ, गाली दिया हुआ 2. तिरस्कृत 3. दोषी 
ठहराया गया, बुरा भला कहा गया, प्रतिषिद्ध 
4. नीच, दुष्ट 5. बुरा, बदमाश । 

विगलित (भू ० क० कृ०) [वि--गल--क्त] 1, बूंद बूंद 
चुआ हुआ, मन्द मन्द निःसृत 2. अन्तहित, गया हुआ 
3. अघः पतित 4. पिघला हुआ, घुला हुआ 5. तितर- 
बितर हुआ 6. ढीला किया हुआ, खोला हुआ -- 
विक्रम० ४१० 7. खुला हुआ, बिखरा हुआ, अस्त- 
व्यस्त (बाल आदि) (दे० वि पूर्वक 'गलू') 

बिगामम्‌ [विरुद्धं गानं प्रा” स०] 1. निन्दा, भत्संना, मान- 


(SRE 


हानि, बदनामी 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरोध, 
असंगति (शांकरभाष्य में पौनःपुन्येन प्रयोग) । 

बियाहुः [वि--गाहू +-घञञ्‌] डुवकी लगाना, स्नान, 
गोता । 

बिगीत (भू० क० कृ०) [वि--गै--क्त] 1. निन्दित, 
बुराभला कहा गया, डांटा फटकारा गया 2. विरोधी, 
असंगत । 

बिगीतिः (स्त्री०) [वि--गे --क्तिन्‌] 1. निन्दा, बुराभला 
कहना, झिड़कना 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरोध । 

विगुण (वि०) [विगतः विपरीतो वा गुणो यस्य ब० स०] 
1. गुणों से शून्य, निकम्मा, बुरा --भग० ३।३५, शि० 
९।१२, मुद्रा० ६।११ 2. गुणों से हीन 3. बिना रस्सी 
का --मुद्रा० ७११! 

बिगूढ (भू? क० कु०) [वि--गूहू +क्त] 1. भेद, गुप्त, 
छिपा हुआ 2. निर्भत्सित, निन्दित । 

विगृहीत (भू० क० कु०) [वि०¬-ग्रह्‌ +-क्त] 1. विभक्त, 


भग्न किया हुआ, विहिलष्ट किया हुआ, (समास के | 


रूप में) विघटित -विग्रह किया हुआ 2. पकडा हुआ 
3. मुकाबला किया गया, विरोध किया गया (दे० 
वि पूर्वेक ग्रह) । 

विग्रहः [वि०--ग्रह --अप्‌] 1. फैलाव, विस्तार, प्रसार 
2. रूप, आकृति, शक्ल 3. शरीर --त्रयी विग्रहवत्येव 
सममध्यात्मविद्यया--माळवि० १1१४, गूढ विग्रहः -- 
रघु० ३।३९, ९५२, कि० ४।११, १२।४३ 
4. पृथक्करण, विघटन, विश्लेषण, वियोजन (यथा 
समास के घटक पदों को पृथक्‌ पृथक्‌ करना) वृत्त्यर्थ 
समासार्थ) बोधक वाक्यं विग्रहः 5. कलह, झगडा, 
(वहुधा प्रणयकलह) विग्रहाच्च शयने पराङ्मृखी- 
नानुनेतुमबलाः स तत्वरे--रघु ० ९३८, ९।४७, शि० 
११1२५ 6. संग्राम, शत्रुता, लडाई, युद्ध, (विप० 
संधि) नीति के छः गुणों में से एक दे० गुण 
7. अननुग्रह 8. भाग, अंश, प्रभाग । 

विघटनम्‌ [वि--घट्‌ ‡-ल्युट्‌] अलग-अलग करना, बर्बादी, 
विनाश । 

विघटिका [विभक्ता घटिका यया-ब० स०] समय की 
माप, एक घडी का साठवां भाग, पल (या लगभग 
चौबीस सेकेण्ड के वराबर समय) । 

विघटित (नू० क० कु०) [वि--घट्‌--क्त] 1. वियुक्त, 
अछग-अलग किया हुआ 2. विभक्त । 

विघटुनम्‌; --ना [वि०--घट्ट +ल्यूट] 1. प्रहार करना, 
टक्कर मारना 2. घिसना, रगडना 3. वियोजन, विगा- 
डता, खोलना 5. ठेस पहुंचाना, चोट पहुँचाना । 

विघट्रित (भू० क० क्र०) [वि+घट् +-कक्‍्त| 1. विभक्त 
किया हुआ, वियुक्त किया हुआ, अलग-अलग किया 


हुआ, तितर-बितर किया हुआ-भर्तु० ३।५४ 2. खोला | 


हुआ, ढीला किया हुआ, विवृत किया हुआ 3. रगडा 
हुआ, स्पर्श किया हुआ 4. हिलाया हुआ, बिलोया 
हुआ 5. चोट पहुँचाया हुआ, आधात किया हुआ । 
बिघनः [वि--हन्‌--अपू, घनादेशः] मोगरी, हथौडा । 
बिघसः [वि--अद्‌--अप्‌ घसादेशः] 1. आधा चर्वण किया 
हुआ ग्रास, भोज्य पदार्थ का अवशेष या जूठन-विघसो 
भुक्तसेषं तु-मनु० ३।२८५, उत्तर० ५६, मा० ५१४ 
2. भोजन, - सम्‌ मोम । सम०--आशः, - - आझिन्‌ 
(पुं) भुक्तशेष या चढ़ावे के जूठन को खाने बाला । 
विघातः [वि +- हन्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1.विनाश, हटाना, दूर करता- 
क्रिया दघानां मघवा विघातम्‌--कि० ३।५२ 2. हत्या, 
वघ 3. बाधा, रुकावट, विघ्न --क्रिया विघाताय कथं 
प्रवतंसे--रघु० ३।४४, अध्वरविघातशांतये -- ११।१ 
4. थप्पड़, प्रहार 5. परित्याग करना, छोड़ना । सम० 
--सिद्धि (स्त्री०) बाधाओं का दूर करना । 
विघूणित (भू० क० कृ) [वि+घूर्ण +-क्त] लुढकाया हुआ, 
दोलायित, (आखें आदि) चारो ओर घुमाई हुई । 
विघृष्ट (भू० क० कृ०) [वि+-घृष्‌+वत] 1. अत्यंत 
रगड़ा हुआ, घिसा हुआ 2. पीडित । 
विघ्नः (विरलतः नपुं०) [वि--हत्‌--क] 1. बाघा, हस्त- 
क्षेप, रुकावट, अइचन- कुतो घर्मक्रियाविघ्नः सतां 
रक्षितरि त्वयि--श० ५1१४, १।३३, कु० ३।४० 
2. कठिनाई, कष्ट । सम०--ईशः:,--ईसान:,--ईशैव रः 
गणेश का विशेषण, "वाहनम्‌ चूहा, कर, कते 
कारिन्‌ (वि०) विरोध करने व.ला, अवरोध करने 
वाला---ध्बंसः, -विघातः बाधाओं को दूर करना, 
---नायक:, नाशकः, नाशनः गणेश के विशेषण, 
प्रतिक्रिया बाधाओं को दूर करना--रघु० १५।३, 
—राजः,--विनायकः,--हारिन्‌ (पुं) गणेश के 
विशेषण,--सिद्धिः (स्त्री०) बाधाओं को दूर करना । 
विध्नित (वि०) [विघ्नन-इतच्‌] वाधायूक्त, अड़चनों से 
भरा हुआ, अवरुद्ध, रुकावसहित । 
विङ्खः (पुं०) घोड़े का खुर । 
विच्‌ (जुहो० रुघा० उभ० वेवेक्ति, वेविक्ते, विनक्ति, 
विकते, विक्त) 1. वियुक्त करना, विभक्त करना, 
अलग-अलग करना 2. विवेचन करना, विभेद करना, 
अन्तर पहचानना 3. बञ्चित करना, हटाना (करण० 
के साथ) -भट्टि १४।१०३, वि-, 1. वियुक्त करना, 
दूर करना -विविनच्मि दिवः सुरान्‌---भट्वि ६।३६ 
2. अन्तर पहचानना, विवेचन करना 3. निर्णय करना, 
निश्चय कर, निर्धारण करना--रे खल तव खलू 
चरितं विदुषामग्रे विविच्य वक्ष्यामि--भामि० १।१०८ 
4. वर्णन करना, बर्ताव करना 5. फाड़ देना । 
विचकिलः [विच्‌ +क, किल्‌ नक, क० स०] एक प्रकार 
चमेली, मदन नामक वृक्ष । 


( ९२९ ) 


विचक्षण (वि०) [ विर-चक्ष्‌-+ल्यूट्‌ ] 1. स्पष्टदर्शी, 
दीर्घदर्शी, सावधान 2. बुद्धिमान्‌, चतुर, विद्वान्‌ रघु० 
५।१९ 3. विशेषज्ञ, कुशल, योग्य--रघु० १३।६९, 
- णः विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धिमान्‌ आदमी---न दत्वा 
कस्यचित्कन्याँ पुनर्दद्याद्रिचक्षण:--मनु० ९।७१ । 

विचक्षुस्‌ (वि०) [ विगतं विनष्टं वा चक्षुर्यस्य ] अंधा, 
दृष्टिहीन 2. व्याकुल, उदास । 

विचयः | वि--चि--अप्‌ ] 1. खोज, ढूँढ़, तलाश उत्तर० 
११२३ 2. छानबीन, तहकीकात । 

विचयनम्‌ | वि०+चि+्युट्‌ ] खोजना, छानबीन 
करता । 

विचचिका | विशेषेण चव्यंते पाणिपादस्य त्वक्‌ विदायंते5 


नया वि+-चर्च+-ण्बुलू+-टाप्‌, इत्वम्‌ | खुजलो, ; 


विसमिका, खाज । 

विर्चाचत (वि०) | वि--चर्च ‡-क्त ] लेप किया हुआ, 
मला हुआ, मालिश किया हुआ । 

विचल (वि०) [ वि--चल्‌4-अच्‌ | 1. इधर उघर घूमने 
वाला, हिलने वाला, थरथराने वाला, लड़खड़ाने 
वाळा, चंचल 2. अभिमानी, घमंडी ! 

विचलनम्‌ [ विञ-चल्‌¬-ल्युट्‌ ] 1. स्पन्दन 2. व्यतिक्रम 
3. अस्थिरता, चंचलता 4. अभिमान । 

विचारः [ विञ-चर्‌--घञ् ] 1. विमर्श, विनिमय, चितन, 
सोच--विचारमागंप्रहितेत चेतसा-कु० ५।४२ 
2, परीक्षा, विचारविमशे, गवेषणा, तत्त्वार्थविचार 
3. (किसी बात की) जाँच-पड़ताल --मृच्छ ९।४३ 
4. निर्णय, विवेचन विवेक, तकंना---विचारमूढः 
प्रतिभासि मे त्वम्‌ - रघु० २।४७ 5. निश्चय, ।निर्धा- 
रण 6. चयन 7. संदेह, संकोच 8. दूरदशिता, सतकंता । 
सम०--ज्ञ (वि०) निश्चय करने के योग्य, निर्णायक, 
-भूः (स्त्री) 1. न्यायाधिकरण, न्यायासन 2. विशेष 
कर यम की न्यायासन, शील (वि०) विचारपू्ण, 
सचेत, दुरदर्शी, ~ स्थलम्‌ 1. न्यायाधिकरण 2. तर्कसंगत 
चर्चा । 

विचारकः [ वि०+-चर्‌~-ण्वुलू ] छानबीन या तहक़ीक़ात 
करने वाला, न्यायाधीश । 

विचारणम्‌ | वि~-चर्‌+-णिच्‌+-ल्यूट्‌ | 1. चर्चा, चिन्तन, 
परीक्षा, पर्यालोचन, अन्वेषण 2. संदेह, संकोच । 

विचारणा | विञ-चर्‌+-णिच्‌ +युच-- टाप्‌ ] 1. परीक्षण, 
विचारविमर्श, गवेषणा 2. पुनविचार, सोच-विचार, 
चिन्तन 3. संदेह 4. दर्शनशास्त्र की मीमांसापद्धति । 

विचारित (भू० क० कृ०) [ वि+-चर्‌--णिच्‌+-क्त ] 
1. सोचा गया, पूछताछ की गईं, परीक्षा की गई, 
विचारविमशं किया गया 2. निश्चित, निर्धारित । 

विचिः (पुं०, स्त्री ०) विचोः (स्त्री) [ विच्‌+इन्‌ स च 
कित्‌, विचिञ-ङीष्‌ ] लहर, तरंग । 


११७ 


विचिकित्सा [ वि+-कित्‌-सन्‌+अ-+-टाप्‌ ] 1. सन्देह, 
शक 2. भूल, चूक । 

विचित (भू० क० कृ०) 
तलाशी ली गई । 

विचितिः (स्त्री) [ विञ-चि+-क्तिन्‌ ] ढूँढना, खोज, 
तलाश करना । 

बिचित्र (वि०) | विशेषेण चित्रम्‌, प्रा० स० ] 1. रंग- 
बिरंगा, चितकबरा, चित्तीदार, धब्वेदार 2. नानाविध, 
बहुविध 3. रंगलिप्त 4. सुन्दर, मनोहर क्वचिद्विचित्रं 
जलयत्रमंदिरम्‌ -ऋतु० १।२ 5. आश्चयंयुक्त, अचंभे 
बाळा, अजीब-हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः 
-शि ११।६४, ब्रम्‌-1. बहुरङ्गी रङ्ग 2. आइचर्य । सम० 
-अंच (बि०) जितकबरे शरीर वाला, (-गः) 1. मोर 
3. ब्बाश्र, बेह (वि०) मनोहर शरीर वाला (हुः) 
माइरू,--क् (वि०) विविध प्रकार का,-- वीर्यः एक 
चन्दक्शी राजा का नाम, (यह सत्यवती नामक पत्नी 
से उत्पन्न राखा शन्तनु का एक पुत्र तथा भीष्म का 
सौतेला भाई बा । जब निस्सम्तानावस्था में इसकी 
मृत्यु हो गई तो इसकी माता सत्यवती ने अपने पुत्र 
(विवाह होने से पहले ही उत्पन्न) व्यास को बुलाडा 
और नियोग की विधि से विचित्रवीर्यं के नाम पर 
सन्तानोत्पादन के लिए प्रार्थना की । ब्यास ने माता 
की आज्ञा का पालन किया और फलतः अम्बिका 
तथा अम्बालिका (उसके भाई की विधवा पस्नियाँ) 
में क्रमश: धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ) । 

विचित्रकः [विचित्र--कप्‌] भोजपत्र का पेड,-- कम्‌ आश्चयं, 
ताज्जुब, अचम्भा । 

विचिन्वत्क: [वि--चि--शतृ--कन्‌| 1. खोज 2. गवे- 
षणा 3. शूरवीर । | 

बिचीर्ण (वि०) [वि+-चु--क्त] 1. अधिकृत, व्याप्त 
2. प्रविष्ट । 

विचेतन (वि०)|विगता चेतना यस्थ - प्रा० ब०] 1.चेतना- 
रहित, निर्जीव, अचेतन, मृतक 2. प्राणहीन । 

विचेतस्‌ (वि०) {विगतं चेतो यस्य--प्रा० ब०] 1. संज्ञा- 
हीन, मूढ, अज्ञानी 2. व्याकुल, घबडाया हुआ, उदास । 

विचेष्टा [विशिष्टा चेष्टा प्रा० स०] प्रयत्न, उद्यम, कोशिश । 

विचेष्टित (भू० क० कृ०) [वि-चेष्ट--क्त] 1. उद्योग 
किया गया, कोशिश की गई, संघर्ष किया गया 
2. परीक्षण किया गया, गवेषणा की गई 3. दुष्कृत, 
मूर्खतापूर्वक किया गया,--तम्‌ 1. कर्म, कार्य 2. प्रयत्न, 
आन्दोलन, उद्योग, साहसिक कार्य 3. भावभंगी 
4. कार्य करण, संवेदना, खेल--विक्रम० २।९ 5. कूट 
प्रबन्ध, षड्यन्त्र । 

बिच्छ ¡ (तुदा० पर० विच्छति--विच्छयति-ते भी-) 
जाना, हिलना-जुलना । 


[ वि--चि--क्त | खोजा, 


( ९३० ) 


1 (चुरा० उभ० विच्छयति-ते) 1. चमकना 2. बोलना । 

विच्छन्दः, विच्छन्दकः [विशिष्टः छन्दोऽभिप्रायो यस्मिन्‌ 
--ब० स०, पक्षे कन्‌ च| महल, विशालभवन जिसमें 
कई खण्ड या मञ्जिल हों । 

विच्छदकः [विञ-छुद्‌+-ण्वुळ्‌] महल, प्रासाद, दे० ऊ० 
'विच्छंद'। 

विच्छदनम्‌ [वि.+-छृद्‌ञ-ल्युट्‌] कै करना, उलटी करना, 
उगलना । 

विच्छदित (भू० क० कृ०) [वि०+-छ्द्‌+-क्त] 1. के 
किया हुआ, उगला हुआ 2. जिसकी अवज्ञा की गई 
हो, जिसकी उपेक्षा की गई हो 3. टूटा-फूटा, व्यूनीकृत । 

किच्छाय (वि०) [विगता छाया यस्य-_-प्रा० ब०] निष्प्रभ, 
घुन्घला,--रत्न० १।२६,-यः मणि, रत्न । 

विञ्छित्तिः (स्त्री०) [वि+-छिद्‌+-क्तिन्‌] 1. काट डालना, 
फाड़ देना--भतृं ३१११ 2. बांटना, नलग-अलग 
करना 3. अन्तर्घांन, अनुपस्थिति, लोप 4. विराम 
5. शरीर को उबटन या रङ्कलेप से र्ना, रङ्ग- 
चित्रण, महावर--श० ७।५, शि० १६।८४ 6. सीता 
(घर आदि की) हद 7. कविता में विराम, यति 
8. विशेष प्रकार की श्युद्भारप्रिय भावभंगिमा, जिसमें 
वेशभूषा के प्रति उपेक्षा भी सम्मिलित हो (अपने 
व्यक्तियत सौन्दर्यं के अभिमान के कारण) -स्तोकाप्या- 
कल्परचना विच्छित्तिः कांतिपोषकृत्‌ -सा० द० 
१३८। 

विच्छिन्न (भू? क० कृ०) [ विञ-छिद्‌+-क्त | 1. फाड़ा 
हुआ, काटा हुआ 2. तोड़ा हुआ, पृथक्‌ किया हुआ, 
विभक्त, वियुक्त - अर्धे विच्छिन्नम्‌ -श० १।९ 3. 
हस्तक्षेप किया गया, रोका गया 4. अन्त किया गया, 
बन्द किया गया, समाप्त किया गया 5. चितकबरा 
6. गुप्त 7. उबटन आदि रंगलेप से पोता गया (दे० 
वि पुर्वक छिद्‌) । 

विच्छुरित (भू क० कृ०) [ विच्छुर्‌ +क्त ] 1. ढका 
गया, ऊपर ले फैलाया गया, पोता भया 2. जड़ा गया 
3. लीपा गया, पोता गया । 

चिच्छेदः [ वि+-छिद्‌+-घञ््‌ ] 1. काट डालना, काटना, 

विभक्त करना, वियोग--मा० ६।११ 2. तोड़ना-शि० 
६।५१ 3. रोक, हस्तक्षेप, विराम, बन्द कर देना 
--विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबंघः - का०, पिड- 
बिच्छददशिनः --रघु० १।६६ 4. हटाना, प्रतिषेध 
5. फूट अनबन 6. पुस्तक का अनुभाग या परिच्छेद 
7. अन्तराल, अवकाश । 

विज्युत (भू० क० कृ०) { विञ-च्यु+-क्त | 1. अधः 
पतित, नीचे गिरा हुआ 2. विस्थापित, पातित 3. 
व्यतिक्रांत, पथविचलित । 

हिच्यृतिः (स्त्री) [ वि-च्यु+क्तिन्‌ ] 1. अघः पतन, 


पृथक्‌ होना वियोग 2. ह्लास, क्षय, पतन 3. विचलन 
4. गर्भसाव, असफलता जैसा कि 'गर्भविच्युति' 
में । 

विज्‌ ; (जुहो० उभ० वेवेक्ति, वेविक्ते, विकत) 1. 
वियुक्त करना, विभक्त करना 2. भेद करना, अन्तर 
पहचानना, विवेचन करना (प्रायः वि पूर्वक, तथा 
विपूर्वक विच्‌ के समान) । 
एं (तुदा० आ०, रुघा० पर० - विजते, विनक्ति, 
विग्न) 1. हिलना, कांपना 2. विक्षुब्ध होना, भय से 
कांपना 3. डरना, भयभीत होना--चक्रंद विग्ना 
कुररीव भूयः-रघु० १४।६८ 4. दुखी होना, कष्टग्रस्त 
होना, प्रेर० - (वेजयति -ते) त्रास देना, डराना, 
आ--., डरना, ,उद्‌ -, भयभीत होना, डरना (प्रायः 
अपा० के साथ, कभी कभी संबं० के साथ) - तीक्ष्णादु 
द्विजते - मुद्रा ३।५, यस्मान्नोद्विजते लोको लोका- 
न्नोद्विजते च यः - भग० १२५, भट्टिः ७९२८. 
खिन्न या कष्टग्रस्त होना, दुःखी होना -न प्रह्ृष्येत्प्रियं 
प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियमु - भग० ५।२० 3.ऊबना 
(अपा० के साथ) जीवितादुद्विजमानेन -मा० ३, 
मनो नोद्विजते तस्य दहतोऽर्थमहनिशम्‌, उद्विनक्ति 
तु संसारादसारात्तत्त्ववेदिनः-कवि० 4. डराना, 
कष्ट देना, (प्रेर०) --1. कष्ट देना, तंग करना-- कु० 
१।५, ११ 2. डराना । 

बिजन (वि०) [ विगतो जनो यस्मात्‌ >ब० स० |] 
अकेला, सेवानिवृत्त, एकाकी, नम्‌ एकान्त स्थान, 
सुनसान स्थान (विजने निजी रूप से) । 

विजननम्‌ [ विञ-जन्‌+-ल्युद्‌ ] जन्म, प्रसृष्टि, प्रसव । 

विजन्मन्‌ (वि० या पुं०) [ विरुद्धं जन्म यस्य- प्रा? 
व० ] हरामी, जौ अवधरूप से उत्पन्न हुआ है । 

विजपिलम्‌ [ विज्‌ +-क, पिलू--क, कर्म० स | गारा, 
कीचड़ । 

विजयः [वि +-जि--घञ्ञ्‌] 1. जीतना, हराना, परास्त करना 
2. जीत, फतह, जय यात्रा-कि० १०1३५, रघु० १२।४४, 
कु० ३।१९, श० २।१४ 3. देवताओं का रथ, दिव्य 
रथ 4. अर्जुन का नाम-*-महा० नाम की व्याख्या 
करता है-अभिप्रयामि संग्रामे यदहं युद्धदुर्मदान्‌, नाजित्वा 
विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः 5. थम का 
विशेषण 6. बृहस्पति कौ दशा का प्रथम वर्ष 7. विष्णु 
के सेवक का नाम। सम०--अम्युपायः विजय का 
साधन या उपाय,--कुंजरः लड़ाई का हाथी,--छंदः 
पाँचसौ लड़ी का हार,--डिडिसः सेना का विशाल ढोल, 
--नगरम्‌ एक नगर का नाम,--सर्दल: एक विशाल 
सैनिक ढोल,--सिद्धिः (स्त्री० ) सफलता, जीत; फतह्‌ । 

विजयंतः (पुं० ) इन्द्र का नाम । 

विजया [ विजय+-टाप्‌ ] 1. दुर्गा का नाम 2. उसकी सेवि- 


( ९३१ ) 


काओं में से एक --मुद्रा० १११ 3. एक विशेष विद्या 
जो विश्वामित्र ने राम को सिखाई थी--भट्टि ० २२१ 
4, भांग 5. एक उत्सव का नाम >-विजयोत्सव, दे० नी ० 
6. हरीतकी । सम०--उत्सवः दुर्गादेवी के सम्मान 
में उत्सव जो आश्विन शुक्ला दशमी के दिन भनाया 
जाता है, -दशमी आश्विनशुक्ला दशमी । 

विजयिन्‌ (पुं०) [वि-+-जि--इनि] विजेता, जीतने वाला । 

विजरम्‌ | विगता जरा स्मात्‌ --प्रा० ब० ] वृक्ष का तना । 

विजल्पः [ वि०--जल्प --घञा_ ] 1. बाल कलरव, ऊटपटांग 
या मूर्खेतापूर्ण बात 2. सामान्य वार्ता 3. दुर्भावनापूर्ण 
या विद्वेषपूर्ण भाषण । 

विजल्पित (भू० क० कृ०) | वि-+-जल्प्‌-+-क्त ] 1. कहा 
गया, जिससे बातें की गई 2. भोली भाली बात, बाल 
सुलभ तुतलाहट । 

बिजात (भू० क० कृ०) [ विरुद्धं जातं जन्म यस्य--प्रा० 
ब० ] 1. नीच कुलोत्पन्न, वर्णसंकर 2. उत्पन्न, जन्मा 
हुआ 3. रूपान्तरित,--ता माता, मातृका वह स्त्री 
जिसके अभी सन्तान हुई हो । 


विजातिः (स्त्री०) [ विभिन्ना जातिः प्रा० स० ] 1. भिन्न 
मूल या जाति 2. भिन्न प्रकार, जाति, या कुटुम्ब । 

विजातीय (वि०) [ विजाति+-छ ] 1. भिन्न प्रकार या 
जाति का, असमान, विषम 2. भिन्न वर्ण या जाति का 
3. मिली जुली जाति का । 

विजिगोषा [ बि+-जि-सन्‌+-अ+-टाप्‌ ] 1. जीतने की 
या विजय प्राप्त करने की इच्छा 2. आगे बढ़ने की 
इच्छा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, महत्त्वाकांक्षा । 

विजिगीषु (वि०) [वि+जिञ-सन्‌+उ] 1. जीत का 
इच्छुक, विजय करने की इच्छा वाला--यशसे विजि- 
गीषूणां --रघु० १।७ 2. प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी,-षुः 
1. योद्धा, शूरवीर 2. प्रतिद्वन्दी, झगड़ालू, प्रतिपक्षी । 

विजिज्ञासा [ वि--ज्ञा+-सन्‌+-आ ] स्पष्ट जानने की 
इच्छा । 

विजित (भू० क० ०) [ वि--जि--क्त ] परास्त किया 
हुआ, जीता हुआ, जिसके ऊपर विजय प्राप्त की गई 
हो, हराया हुआ! सम० -आत्मन्‌ (वि०) जिसने 
अपनी वासनाओं का दमन कर दिया हे, जितेन्द्रिय, 
--इन्द्रिय (वि०) जिसने इन्द्रियों का दमन कर दिया 
है, या नियन्त्रण कर लिया हुँ । 

विजितः (स्त्रीः) [ विञ-जि-क्तिन्‌ | जीत, 
विजय--काव्या ० ३।८५ । 

विजिनः--नम्‌ (लः, लम्‌) [ विज्‌ +-इनच्‌, इलच्‌ वा | 
चटनी (कांजी मिश्रित) । 

विजिह्य (वि०) [ विशेषेण जिह्यः- -भ्रा० स० ] 1. कुटिल 
झुका हुआ, मुड़ा हुआ--कि० १।२१, रघु० १९।३५ 
2. बेईमान । 


विजुल: [ विज्‌ -उलच्‌ ] शाल्मलि या सेमल का पेड़ । 

विजस्भणम्‌ [ वि--जुम्भ्‌ +ल्युट्‌] 1. मुँह फाइ्ना, जम्भाई 
लेना 2. बौर आना, कली आना, खिलना, उन्मुक्त 
होना,--वनेषु सायंतनमल्लिकानां विजुम्भणोद्गंधिषु 
कुड्मलेषु--रघु० १६1४७ 3. दिखलाना, प्रदर्शन 
करना, खोलना 4. फैलाना 5. मनोरंजन, आमोद- 
प्रमोद, रंगरेलियाँ । 

विजूस्भित (भू० क० कृ०) [ वि०+-जुम्मू क्त ] 
1. मुंह फाड़ा, जम्भाई ली-मृच्छ० ५५१ 2. उद्घाटित, 
विकसित, फलाया हुआ 3. प्रदर्शित, दिखाया गया, 
प्रकट किया यया--रघु० ७४२ 4. दर्शन दिये गये 
5. खेला गया,--तम्‌ 1. क्रीड़ा, मनोरंजन 2. अभि- 
लाषा, इच्छा 3. प्रदर्शन, प्रदशनी - अज्ञानविजु भित- 
मेतत्‌ 4. कृत्य, कर्म, आचरण--मा० १०।२१। 

विज्जनम्‌,-लम्‌ [ विघ्‌।-जन्‌ (जड्‌_डल्योरभेदः) 
+-अच्‌ ] 1. एक प्रकार की चटनी, दे० 'विजुल' 
2. तीर, बाण । 

विज्जुलम्‌ (नपुं०) दारचीनी । 

विज्ञ (वि०) | वि+ज्ञा+-क ] 1. जानने वाला, प्रतिभा- 
वान्‌, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 2. चतुर, कुशल, प्रवीण, 

ज्ञः बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष । 

विज्ञप्त (मू० क० कृ०) [ विञज्ञप्‌ नक्त ] सादर 
कहा गया, प्राथत । 

विज्ञप्तिः [ वि +-ज्ञप्‌+-क्तिन्‌ ] 1. सादर उक्ति या समा- 
चार, प्रार्थना, अनुरोध 2. घोषणा । 

विज्ञात (भू० क० कृ०) | विञ-ज्ञान-क्त ] 1. विदित, 
जाना हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान किया हुआ 2. विख्यात, 
विश्रुत, प्रसिद्ध । 

विज्ञानम्‌ [ वि--ज्ञा--ल्युट्‌ ] 1. ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, 
समझ,--विज्ञानमयः कोशः, प्रज्ञा का म्यान' (आत्मा 
के पाँच कोशों में से पहला) 2. विवेचन, अन्तर 
पहचानना 3. कुशलता, प्रवीणता --प्रयोगविज्ञानम्‌ 
-श० १।२ 4. सांसारिक या लौकिक ज्ञान, सांसारिक 
अनुभव से प्राप्त ज्ञान (विप० ज्ञातम्‌ ब्रह्म या 
परमात्मविषयक जानकारी) --भग० ३।४१, ७२, 
(भग० का समस्त सातवाँ अध्याय ज्ञान और विज्ञान 
की व्याख्या करता हूँ) 5. व्यवसाय, नियोजन 
6. संगीत । सम० - ईश्वरः याज्ञवल्क्य स्मृति की 
मिताक्षरा नामक टीका का प्रणेता, - पादः व्यास का 
नाम, - मातुकः बुद्ध का विशेषण, वादः ज्ञान का 
सिद्धान्त, बुद्ध द्वारा सिखाया गया सिद्धान्त । 

विज्ञानिक (वि०) [ विज्ञान+-ठन्‌ ] बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
दे० “विज्ञ । 

विज्ञापकः [ विञ-ज्ञा+णिच्‌-+-ण्वुलू, पुकागमः ] 1. सूचना 
देने वाला 2. अध्यापक, शिक्षक । 


( ९३२ ) 


विज्ञापनम,-ना [| विञज्ञा+णिच्‌+-ल्युट्‌, पुकागमः ] 
1. शिष्ट उक्ति या संवाद, प्रार्थना, अनरोघ--काल- 
प्रयुक्ता खलु कार्यविद्विविज्ञापता भर्तृष सिद्धिमेति 


कु ७९३, रघु० १७।४० 2. सूचना, वर्णन 
3. शिक्षण । 
बिज्ञापित (भू० क० कृ०) [ वि+ज्ञा+णिच्‌¬-क्त, 


पुकागमः | 1. झिष्टतापूर्वक कहा हुआ या संवाद दिया 
हुआ 2. प्राथित 3. संसूचित 4. शिक्षित । 

विज्ञाप्तिः [ वि+-ज्ञा+णिच्‌+-क्तिन्‌, पुकागमः ] दे० 
“बिज्ञप्ति । 

विज्ञाप्यम्‌ | वि--ज्ञा+॑णिच्‌ +-यत्‌, पुकागमः ] प्रार्थना 
+उत्तर० १। 

विज्वर (वि०) [ विगतो ज्वरो यस्य-ब० स० ] ज़्वर से 
मुक्त, चिन्ता या दुःख से मुक्त । 

बिजामरम्‌ (नपुं०) आँखों की सफेदी, नेत्रों का श्वेत 
भाग । 

विजोलिः, -लो (स्त्री) [विज्‌+-उल, पृषो० साघुः] 
रेखा, पंक्ति । 

बिटू (म्वा० पर० वेटति) 1. ध्वनि करना 2. अभिशाप 
देना, दुर्वचन कहना । 

बिटः [विट्--क] 1. जार, यार, उपपति--मा० ८८, 
शि० ४४८ 2. लंपट, कामुक 3. (नाटकों में) 
किसी राजा या दुइचरित्र युवक का साथी, किसी 
एसी वेश्या का साथी, जिसको गायन, संगीत तथा 
कविता निर्माण की कला में कुशलता प्राप्त हो 
नायक पर आश्रित परान्नभोजी जो विदूषक का काये 
करे-दे० मृच्छ० अंक १, ५ ब ८) परिभाषा के 
लिए दे० सा० द० ७८ 4. धूत, ठग 5. गांड, इल्लती 
6. चूहा 7. खर या खदिर का पेड़ 8. नारंगी का 
पेड़ 9. पल्लवयुक्त शाखा । सम० - माक्षिकम्‌ एक 
प्रकार का खनिजपदार्थ, सोनामाखी, - रूवणम्‌ रोग- 
नाशक नमक । 

बिटद्कुः [विशेषेण टंक्यते बध्यते इतिवि टंक +घञ्ग्‌] 
1. चिड़िया-घर, कबूतर का दरबा 2. सबसे ऊंचा 
सिरा, कलश य कगूरा, ऊंचाई-- अयमेव महीधर 
विटंकः-मा० १०, विक्रम० ५1७७ । 

बिटङ्ककः [विटंक--कन्‌ | दे० विटंक । 

बिटङ्कित (वि०) [वि+-टंक्‌ञ-क्त] चिह्हित, मुद्रांकित । 

विटपः [विटं विस्तारं वा पाति पिबति-पा+क] 1 
शाखा, (लता या वृक्ष की) टहनी -- कोमलविटपानु- 
कारिणौ ता १।२१, ३१, यदनेन तरुने पातितः 
क्षपिता श्रता लता--रघु० ८।४७, शि० 
४४८, कु० ६।४१ 2. झाडी 3. नया अंकुर या 
किसलय --शि० ७।५३ 4. गुल्म, झुण्ड, झुरमुट 
5. विस्तार 6. अंडकोष पटल । 


विटपिन्‌ (पुं ) [विटप-{-इनि] 1. वृक्ष परितो दृष्टाइच 
विटपिनः सर्वे - भामि १।२१, २९ 2. वटवृक्ष, 
गूलर ! सम०--मृगः बन्दर, लंगूर । 

विट्ट (ठ्ठ) लः (पुं०) विष्णु या कृष्ण का रूप (बंबई 
प्रान्त में स्थित पंढरपुर में इस रूप की पूजा 
होती हैं) 

बिठङ्क (वि०) बुरा, दुष्ट, अधम, नीच । 

विठरः (पुं०) बृहस्पति का नाम। 

विड्‌ (म्वा० पर० वेडति) 1. अभिशाप देना, दुर्वचन 
कहना, बुरा भला कहना 2. जोर से चिल्लाना । 

विडम्‌ [विड--क] एक प्रकार का कृत्रिम नमक । 

विडंगः,--गम्‌ [विड्‌--अंगच्‌] एक प्रकार का शाक, 
बायविडंग (कृमिनाशक औषधि के रूप में बहुघा 
प्रयुक्त) 

विडम्बः [विडम्ब्‌+-अप्‌] 1. नकल 2. दुःखी करना, तंग 
करना, कष्ट देना। 

विडम्बनम्‌, ना [विडंब्‌ञ-ल्युट्‌] 1. नकल 2. छदावेश, 
छलमूद्रा 3. घोखेबाजी, जालसाजी 4. क्लेश, संताप 
5. पीडित करना, दुःख देना 6. निराश करना 7. 
मजाक, उपहास, परिहासविषय --इयं च तेऽन्या 
पुरतो विडंबना - कु०५।७०, असति त्वयि बारुणीमदः 
प्रमदानामघुना विडंबना --४।१२ । 

विडंबित (भू० क० कृ०) [विडंब्‌--क्त] 1. अनुकरण 
किया गया, नकल किया गया, परिहास किया गया, 
मजाक बनाया गया 3. ठगा गया 4. क्लेश पहुंचाया 
गया, संतप्त किया गया 5. हताश गिया गया 6. 
नीच, कमीना, दीन । 

विडारकः [विडाल--कन्‌, लस्य रः] विलाव । 

विडालः, विडालकः (पुं०) दे० बिडाल, बिडालक । 


विडीनम्‌ वा व पक्षियों की एक उड़ानविशेष। 
न। 

विडुलः [विड्‌ +-कुलन्‌] एक प्रकार की बेत । 

विड्रजम्‌ [विज्र--जन्‌ +ड] वैदूर्य, नीलम । 

विडो (डौ) (पुं०) [विट्‌ व्यापकम्‌ ओजो यस्य 
>-ब० स०] इन्द्र का नाम, दे० 'बिडौजस्‌'। 

बितंसः [वि+-तंस्‌+घञ्‌] 1. पक्षियों का पिंजरा 
2. रस्सी, श्युखला, जाल या जंजीर आदि जिनसे 
बनेले पशु-पक्षी कद किये जाय । 

वितंडः [वि-तंड--अच्‌] 1. हाथी 2. एक प्रकार का 
ताला या चटखनी । 

वितंडा [वितंड--टाप्‌ | 1. सदोष आक्षेप, निराधार छिद्रा- 
न्वेषण, ओछा तक, निरर्थक तर्कवितर्क -स (जल्पः) 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितंडा --गौत० 2. तूतृ-मैमै, 
दोषपूर्ण आलोचना 3. चम्मच, खुवा 4. गुग्गुल, धूप । 

वितत (भू० क० 'कृ०) [वि+तन्‌-+-क्त] 1. फेलाया 


( ९३३ ) 


हुआ, विस्तृत किया हुआ, बिछाया हुआ 2. | 
विझ्ाळ, विस्तीर्ण 3. सम्पन्न, निष्पन्न, कार्यान्वित 
विततयज्ञः श० ७३४ 4. ढका हुआ 5. प्रसृत 
7 दै० वि पूर्वक तन्‌,-- तम्‌ कोई भी ऐसा उपकरण 
जिसमें तार लगे हों -वीणा आदि। सम घन्वन्‌ 
(वि०) जिसने अपने धनुष को पूरी तरह तान 
छिया हू । 

विततिः (स्त्री०) (वि--तन्‌ +-क्तिन्‌] 1. विस्तार, प्रसार 
2. परिमाण, संग्रह, गुल्म, झुण्ड 3. रेखा, पंक्ति-मा० 
९।४७ । 

वितथ (वि०) [वि +-तन्‌ --क्थन्‌] 1. झूठ, मिथ्या-आज 
न्मनो न भवता वितथं विलोक्तम्‌ - वेणी ३।१३, 
५1४१, रघु ० ९८ 2. व्यर्थ, निरथेक-यथा 'वितथ- 
प्रयत्न' में । 

वितथ्य (वि०) (वितथ +यत्‌] मिथ्या, दे० ऊपर । 

नितद्रुः (स्त्री०) [विञ-तन्‌+-रु, दुट्‌] पंजाब की एक 
नदी का नाम, वितस्ता या झेलम नदी । 

वितंतुः (पुं) अच्छा घोड़ा स्त्री» विधवा । 

वितरणम्‌ [वि--तृ +ल्युट्‌ | 1. पार जाना 2. उपहार, दान 
3. छोड़ देना, त्याग करना, तिलांजलि देना । 

वितर्कः [वि--तक +-अच्‌[ 1, युक्ति, दलील, अनुमान 
2. अन्दाज अटकल, कल्पना, विश्वास - शिरीषपुष्पा- 
विकसौकुमा्यो बाहू तदीयाविति मे वितर्कः_-कु० 
११४१ 3. उद्भावन, चिन्तन --भर्तृ ० ३।४५ 4. सन्दैह, 
कि० ४५, १३।२ 5. विचारविनिमय, विचारविमर्श । 

बितर्कणम्‌ [वि--तर्क +ल्युट्‌] 1. तकं करना 2. अटकल 
करना, अन्दाज लगाना 3. सन्देह 4. तकं वितरक । 

वितदिः,--दौ विर्तादका, (स्वी) [वि+-तदं -इन्‌, 
वितदि+-डीप्‌, वितदि+-कन्‌+-टाप्‌] 1. आंगन में 
वना हुआ चौकोर चवूतरा 2. छज्जा, बरामदा । 

बितद्धिः, --र्द्धी, विर्ताद्वका (स्त्री) दे० विताद आदि । 

वितलम्‌ [विशेषेण तलम्‌ --प्रा०स० ] पृथ्वी के नीचे स्थित 
सात तलों में से दूसरा--दे० पाताल या लोक । 

वितस्ता (सत्री) पंजाव की एक नदी जिसको यूनानी 
11: 6 „|^ = कहते है तथा जो आजकल 'झेलम' या 
'वितस्ता' के नाम से विख्यात हँ । 

वितस्तिः [बि+-तस्‌ + ति] बारह अंगुल की लम्बाई की 
माप (हाथ को पूरा फैला कर अंगूठे से कन्नो अंगुली 
तक की दूरी) । 

बितान (वि०) [वि +तन +घ ] 1 खाली, रीता 2. सार- 
3. हतोत्साह, उदास--रघु० ४।८६ 4. बुद्ध, जड 
3. दुष्ट, परित्यक्त नः, नम्‌ 1. फैलाना, प्रसार 
करना, विस्तार करना-शि० ११२८ 2. शामियाना, 
चंदोवा विद्युल्लेखाकनकरुच्िरश्रीवितानं ममाञ्जम्‌ -- 


> 


विक्रम० ४।१३, रघु० १९।३९, कि० ३।४२, शि० 


Kl 


३।५० 3. गही 4. संग्रह, परिमाण, समवाय--कि० 
१७६१, मा० ६।५ 5. यज्ञ, आहुति--वितानेष्वप्येवं 
तव मम च सोमे बिधिरभूत--वेशी० ६१३ ०, ३1१६, 
शि० १४।१० 6. यज्ञ की वेदी 7. ऋतु, मौसम, नम्‌ 
अवकाश, विश्राम । 

वितानकः, - कम्‌ [वितान+-कन्‌] 1. प्रसार 2. हेर, 
परिणाम, संग्रह राशि शि० ३।६ 3. शामियाना, 
चंरोवा 4. माड नामक वृक्ष । 

वितीर्णं (भू० क० कृ०) [वित्त +क्त] 1. पार किया 
हुआ, पास से गुजरा हुआ 2. दिया हुआ, अमित, 
प्रदत्त शि० ७६७, १७।६५ 3. नीचे गया हुआ, 
अवतरित रघु० ६1७७ 4. ढोया गया 5. दमन किया 
गया, जीत लिया गया (दे० वि पूर्वक तू) । 

वितुन्नम्‌ [वि०~-तुद्‌+-क्त] 1. 'सुनिषण्णक' नामक शाक, 
सुसना 2. शैवाल नाम का पौधा, सेवार । 

वितुन्नकम्‌ [वितुन्न +-कन्‌] 1. धनिया 2. तृतिया, कः 
तामलकी नामक पौधा । 

वितुष्ट (भू० क० कृ०) [वि-तुष्‌-+-क्त] असन्तुष्ट, 
अप्रसन्न, सन्तोष से शून्य । 

वितृष्ण (वि०) [विगता तृष्णा यस्य प्रा० ब०] इच्छा से 
मुक्त, सन्तुष्ट । 


वित्त (चुरा० उभ० वित्तयति - ते, कुछ के मतानुसार 


७ 


वित्तापयति--ते भी) पुरस्कार“देना, दान देना । 
वित्त (भू क० कृ०) [विद्‌ लाभे--क्त] 1. पाया, खोजा 
2. लब्ध, अवाप्त 3. परीक्षित, उनुसंहित 4. विख्यात, 
प्रसिद्ध, - त्तम्‌ 1. धन दौलत जायदाद, संपत्ति, द्रव्य 
2. शक्ति । सम०-- आगमः, ---उपार्जनम धन का 
अघिग्रहण,--ईक्षः कुबेर का विशेषण, भग० १०1२३ की 
मनु ७1४, ` दः दानी, दाता,- मात्रा संपत्ति । 
वित्तवत्‌ (वि०) [वित्त +-मतुप्‌] घनवान्‌, दौलतमंद । 
वित्ति (स्त्री०) [विद्‌+-क्तिन्‌] 1. ज्ञान 2. निर्णय, 
विवेचन, चिन्तन 3. लाभ, अधिग्रहण 4. संभावना । 
वित्रासः [वित्रस्‌ +घञ्ञ्‌| भय, खटका, त्रास या डर | 
बित्सनः [किद्‌ +-क्विय्‌, सन्‌+-अच्‌] वैल, सांड । 
विथ्‌ (म्वा० आ० वेथते) प्रार्थना करना, निवेदन करना । 
बिथुरः [व्यथ्‌+-उरच्‌, संप्रसारणं च] 1. राक्षस 2. चोर । 
बिद्‌ (अदा० पर वेत्ति या वेद, विदित, इच्छा» विवि- 
दिषति) 1. जानना, समझना, सीखना, मालूम करना, 
निश्चय करना, खोजना -अर्वल्लवणतोयस्य स्थिता 
दक्षिणतः कथम्‌ भट्टिः ८१०६, तं मोहांघः कथमय 
ममुं वेत्तु देवं पुराणम्‌  वेणी० १।२३, ३।३९, श० 
५।२७, भग० ४३५, १८।१ 2. महसूस करना, 
अनुभव करना -मुद्रा० ३।४ 3. मुंह ताकना, सम्मान 
करना, मानना, जाना, समझना विद्धि व्याधिब्याल 
ग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ - मोह० ५, भग० 


( ९३४ ) 


२१७, रघु० ३1३९, मनु० १३२३, कु० ६1३०, प्रेर० 

--(वेदयति-. ते) 1. जतलाना, सूचना देना, सूचित 

करना, अवगत कराना, बताना 2. अध्यापन 

करना, व्याख्या करना,--वेदार्थस्वानवेदयत्‌-- सिंद्धा ० 

3. महसूस करना, अनुभव करना--मनु० १२१२, 

आ , (प्रेर०) 1. घोषणा करना, कहना, प्रकथन 

करना --किमिति नावेदयति अथवा किमावेदितेन-- 

वेणी० १, रघु० १२1५५, कु० ६२१, भट्टि० ३।४९ 

2. प्रदर्शन करना, दिखाना इंगित करना--आवेदयंति 

्रत्यासन्नमानंदमग्रजातानि शुभानि निमित्तानि -का० 

3. प्रस्तुत करना, देना, नि--, (प्रेर०) 1. बताना, 

समाचार देना, सूचित करना (संप्र० के साथ )-रघु० 

२।६८ 2. अपनी उपस्थिति की घोषणा करना--कथ 

मात्मानं निवेदयामि-श० १ 3. इंगित करना, 

दिखलाना दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु--कु० ५७२ 

4. प्रस्तुत करना, उपस्थित होना, भेंट चढ़ाना--मनु० 

२।५१ याज्ञ? १।२७ 5. देख रेख में सौंपना, दे देना, 

प्रति-- (प्रेर०) समाचार देना सूचित करना, सम्‌? 

(आ०) जानना, सावधान होना-भट्टिश ५।३७. 

८।१७ 2. पहचानना, (प्रेर०) जतलाना, प्रत्यक्ष ज्ञान 

कराना -भट्रि १७।६३। 

(दिवा० आ० विद्यते, वित्त) होना, विद्यमान होना 

` अपापानां कुले जाते मयि पापं न विद्यते - मुच्छ० 

९।३७, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
भग० २।१६ (तु० 'अस्‌' hE 

प (तुदा० उभ० विदति--ते, ) 1. हासिल करना 
प्राप्त करना, अवाप्त करना, उपलब्ध करना--एकम- 
प्यास्थितः सम्यगुभयोविदते फलम्‌--भग० ५४, 
याज्ञ? ३।१९२ 2. मालूम करना, खोजना, पहचानना, 
यथा बेनुसहस्लेषु वत्सो विदति मातरम्‌--सुभा०, 
कु० १६; मनु० ८।१०९ 3. महसूस करना, अनुभव 
करना--रघु० १४५६, भग० ५।२१; ११२४, १८ 
४५ 4. विवाह करना-मनु० ९1६९, अनु-, 1. हासिल 
करना, प्राप्त करना 2. भुगतना, अनुभव करना; 
महसूस करना --पांथ मंदमते कि वा संतापमनु विदसि 
--भामि० २११२, गीत० ४ । 

1४ (रुघा० आ० वित्ते, वित्त या विन्न) 1. | 
समझना 2. मानना, लिहाज करना, समशेना--न 
तृणेह्णीति लोकोऽयं वित्ते मां निष्पराक्रमम्‌--भट्टि® 
६।३९ 3. मालूम करना, भेंट होना 4. तके करना, 
विमर्श करना 5. परीक्षण करना, पूछताछ करना । 

४ (चुरा? आ० वेदयते) 1. कहना, प्रकथन करना, 
घोषणा करना, समाचार देना 2. महसूस करना, अनु- 
भव करना 3. रहना (निम्नांकित श्लोक में घातु 
विभिन्न रूपों का उल्लेख है वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि 


टा 


i 


गर्वस्तस्य न विद्यते, वित्ते घर्मं सदा सद्धिस्तेषु 
पूजां च विदति ) । 

विद्‌ (वि०) [ विद्‌-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) जानने 
वाला, जानकार, वेदविद्‌ आदि, (पुं) 1. बुधग्रह 
2. विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य - (स्त्री ०) 1. ज्ञान 
2. समझ, बृद्धि । 

बिदः [ विद्‌ञ-क ] 1. विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य, 
पँडितजन 2. बुधग्रह, दा 1. ज्ञान, अधिगम 
2. समझदारी । 

विदंशः [ विञ दंश्‌ +घञ्ञ्‌ ] चटपटा भोजन जिसके खाने 
से प्यास अधिक लगे । 

विदग्ध (भू० क० कृश) [वि+दह तक ] 1. जला 
हुआ, आग से भस्म हुआ 2. पका हुआ 3. पचा हुआ 
4. नष्ट किया हुआ, गला-सड़ा 5. चतुर, कुशाग्रबुद्धि, 
निपुण, सूक्ष्मदर्शी 6. धूर्त, कलाभिज्ञ, षड्यंत्रकारी 
7. अनजला या अनपचा,-ग्धः 1. बुद्धिमान या विद्वान्‌ 
पुरुष, विद्याव्यसनी 2. स्वेच्छाचारी, रघा चालाक, 
चतुर स्त्री, कलाविद्‌ स्त्री । 

विदथः [ विद्‌ +-कथच्‌ ] 1. विद्वान्‌ पुरुष, विद्याव्यसनी 
2. संन्यासी, मुनि । 

बिदरः [ वि--दृ--अप्‌ ] तोड़ना, फटना, विदीर्ण होना, 
--रम्‌ कांटेदारी नाशपाती, कंकारी वृक्ष । 

विदर्भाः (पु, ब० व°) [ विगता ह यता यतः ] 
1. एक जिले का नाम, आधुनिक बरार-अस्ति विदर्भो 
नाम जनपदः--दश०, अस्ति विदर्भेषु पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌ - मा० १, रघु० ५४०, ६०, नै० १।५० 
2. विदभं के निवासी,-- भः 1. विदर्भ देश का राजा 
2. सूखी या मरुभूमि । सम०--जा, ` - तनया, 
--राजतनया,--सुभ्रूः विदर्भ- राज की पुत्री दमयन्ती 
के विशेषण । 

विदल (वि०) [ विषट्टितानि दलानि यस्य वि+दल्‌ 
क ] 1. टुकड़े टुकड़े हुए, आरपार चीरा हुआ 
2. खुला हुआ, (फूल आदि) खिला हुआ, लः 1. 
विभक्त करना, अलग अलग करना 2. फाड़ना, टुकड़े 
टुकड़े करना 3. रोटी 4. पहाड़ी आबनूस, लम्‌ 1. 
बाँस की खपचियों की बनी टोकरी, या लचीली 
डालियों की ब्रनी बस्तुएँ 2. अनार की छाल 3. टहनी 
4. किसी द्रव्य की फाँक । 

बिदलनम्‌ [ विञ-दल्‌ +ल्युट्‌ | खण्ड खण्ड करना, फाड़ 
कर अलग अलग करना, काटना, विभक्त करन । 

विदारः [ विञ-दू+घञ्ञ्‌ | 1. फाइना, चीरना, खण खण्ड 
करना 2. संग्राम, युद्ध 3. (किसी नदी याड तालाब 
का) ऊपर से बहना, जलप्लावन । 

विदारकः [ वि-ड+-ण्वुलू ] 1. फाड़ने वाला, बाँटने वाला 
2. नदी की घार के मध्य में स्थित वृक्ष या चट्टान 


( ९१५ ) 


(जो नदी के मार्ग को विभक्त कर दे) 
३. किसी शुष्क नदी के पाट में पानी के लिए बनाया 
गया छिद्र 1 

विदारणः [ वि--दृ्स'णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. नदी के मध्य में 
स्थित चट्टान या वृक्ष (जिससे नाव बाँघ दी जाय) 
2. संग्राम, युद्ध 3. कणिकार या कनियर का वृक्ष, 
-“णा संग्राम, युद्ध, -णम्‌ 1. फाड़ना, खण्ड खण्ड 
करना, चीरना, छिन्न करना, तोड़ना--श्रुतं सखे 
श्रवणविदारणं वचः-मुद्रा० ५1६, युवजनहृदयविदा- 
रणमनसिजनखरुचिकिशुकजाले -गीत० १, कि० १४। 
५४, (यहाँ 'बिदारण' विशेषण का कार्य करता है) 
2. कष्ट देना, सन्ताप देना 3. वघ, हत्या । 

बिदारुः | वि+-दृ+- णिच्‌+-उ ] छिपकली । 

विदित (भू० क० कृ०) [ विद्‌-क्त ] 1. ज्ञात, समझा 
हुआ, सीखा हुआ 2. सूचित 3. विश्रुत, विख्यात, 
प्रसिद्ध -भुवनविदिते वंशे--मेघ० ६ 4. प्रतिज्ञात, 
इकरार किया हुआ,--तः विद्वान पुरुष, विद्याव्यसची, 
तम्‌ ज्ञान, सूचना । 

विदिश (स्त्रीश) [ दिग्भ्यो विगता ] दो दिशाओं का 
मध्यवर्ती बिन्दु ! 

बिदिशा (स्त्री) दशार्ण नामक प्रदेश की राजधानी 
(वर्तमान भेलसा नगर) तेषां - (दशार्णानां) दिक्षु 
प्रथितविदिशालक्षणां राजघानीम्‌ -मेघ० २४ 2. 
मारवा प्रदेश की एक नदी का नाम 3. ==विदिश 
देश । 

विदीणं (भू० क० कृ०) [ वि--दृ+क्त } 1. फाड़ा 
हुअ।, खण्ड खण्ड किया हुआ, विदारण किया हुआ, 
फाड़ कर खोला हुआ 2. खोला हुआ, फॅलाया हुआ 
(दे० विपूर्वक 'दू') । 

बिदुः [ विद्‌ ‡-कु ] हाथी के गंडस्थल का मध्य भाग, 
हाथी का ललाट, (हस्तिकुंभमध्यभागः) । 

बिदुर (वि०) | विद्‌-कुरच्‌ ] बुद्धिमान्‌, मनीषी,--रः 
बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष्‌ 2. धूर्तं आदमी, षड्यन्त्र 
कारी 3. पाण्डु के छोटे भाई का नाम (जब सत्य- 
वती को ज्ञात हुआ कि व्यास द्वारा उसकी दोनों 
पुत्रवघुओं से उत्पन्न दोनों पुत्र शारीरिक रूप 
से सिहासन के अयोग्य हैं --क्योंकि घृतराष्ट 
अन्धा था तथा पाँडु पीला एवं अस्वस्थ था--तो उसने 
उन्हें एक बार फिर व्यास की सहायता मांगने के लिए 
कहा । परन्तु व्यास मुनि की तपोमय उग्र दृष्टि से 
भयभीत होकर बड़ी विधवाने अपनी एक दासी को 
अपने वस्त्र पहना कर उनके पास भेजा -और यही 
दासी विदुर की माता बनी । वह अपनी बड़ी बुद्धि- 
मत्ता, सचाई और घोर निष्पक्षता के कारण प्रसिद्ध 
हैं, वह पांडवों से विशेष स्नेह रखते थे, तथा कई 


बार उन्हें अनेक संकटग्रस्त विपत्तियों से बचाया) 1 

बिबुलः [वि--दुल--क] 1. एक प्रकार का कान्ना, बेत 
2. लोबान की तरह का एक सुगंधित गंधरस । 

विवून (भू० क० कृ०) [वि--दू+-क्त] कष्टग्रस्त, संतप्त, 
दुःखी (दे० वि पूर्वक'दु') । 

विदूर (वि०) [विशेषण दूरः प्रा० स०] जो बहुत दूर हो, 
दूरस्थित--सरिद्विदूरांतरभावतन्वी -रघु० १३४८, 
--रः पहाड़ का नाम जहाँ से वेदूर्यमणि निकलती हूँ- 
विदूरभूमिनेवमेघशब्दादुद्धिन्नया रत्नशलाकयेव-कु० 
१।२४, दे० इस पर तथा शि० ३।४५ पर मल्लि० 
विदूरम्‌, विदूरेण, विदूरतः, विदूरात्‌ शब्द क्रिया 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर दूर से” “दूरी पर' 
“दूर” अर्थ को प्रकट करते हैँ। सम०--ग (वि०) 
दूर दूर तक फेला हुआ,--जम्‌ वेदूर्य मणि । 

विदूषक (वि०) (स्त्री०-की) [विदूषयति स्वं परं वा-वि 
ञ-दूष्‌+णिच्‌+-म्बुल्‌] 1. दूषित करने वाला, मलिन 
करने वाला, छूत फैलाने वाला, भ्रष्ट करने वाला 
2. बदनाम करने वाला, गाली-गलौज बकने वाला 
3. रसिक, मसखरा, ठिठोलिया,--कः 1. हंसोड़, भांड, 
परिहासक 2. विशेषतः नाटक में नायक का दिल्लगी- 
बाज साथी और अन्तरंग मित्र जो अपनी अनोखी 
वेशभूषा बातचीत, हावभाव, मुखमुद्रा आदि से तथा 
अपने आपको परिहास का पात्र बना कर उल्लास में 
वृद्धि कसता हे, सा० द० ७९ पर दी गई परिभाषा 
--कुसुमवसंताद्यभिधः कर्मवपुर्वेशभाषाद्यः, हास्यकरः 
कलहरतिविदूषषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः 3. स्वेच्छाचारी, 
लंपट । 

विदृषणम्‌ [वि+-दूष्‌+-ल्युट्‌] 1. मलिनीकरण, भ्रष्टाचार 
2. दुर्वचन, झिंड़की, परिवाद । 

बिदृतेः [वि+दृ+-क्तित्‌] सीवन, सन्धि । 

विदेज्ञः [विप्रकृष्टो देशः प्रा“ स०। दूसरा देश, परदेश - 
भजते विदेशमधिकेन जितस्तदनुप्रवेशमथवा कुशलः 
--शि० ९।४८। सम० --ज (वि०)विदेशी, परदेशी । 

विदेशीय (वि०) [विदेश -]-छ] परदेशी, विदेशी । 

विदेहाः (पुं ब० व°) [विगतो देहो देहसंबंघो यस्य 
—प्रा० ब०] एक देश का नाम, प्राचीन मिथिला 
(दे० परि० ३)-रघु० ११।३६, १२।३६ 2. इस देश 
के निवासी,--हः विदेह का जिला,-हा विदेह। 

विद्धम्‌ (भू० क० कृ०) [व्यध--क्त] 1. बींधा हुआ, 
चुभा हुआ, घायल, छुरा भोका हुआ 2. पीटा हुआ, 
कशाहत, बेत्राहत 3. फेंका गया, निदेशित, प्रेषित 
4. विरोध किया गया 5. मिलता जुलता,--द्धम्‌ घाव । 
सम० --कर्णं (वि०) जिसके कान छिदे हों 1 

बिद्या [विद्‌--क्यप्‌+-टाप्‌] 1. ज्ञान, अवगम, शिक्षा, 
विज्ञान --( तां ) विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि 


( ९३६ ) 


“रघु० १८८, विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न- । विद्राण 


गुप्तं धनम्‌ -भर्तृ० २२०, (कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार विद्या चार हैँ-आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दंडनीतिश्च शाश्वती - काम०, कि० २।६, इन चारों 
में मतु० ७४३ पांचवीं विद्या --आत्मविद्या - को 


और जोड़ देता है । परन्तु विद्या साघारणतः चौदह ' 


मानी जाती हँ--अर्थात्‌ चार वेद, छः वेदांग, धर्म, 
मीमांसा, तक या न्याय, और पुराण--दे० चतुर 
के नीचे चतुर्दश विद्या, तथा नै० १॥४) 2. यथार्थ 
ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान--उत्तर० ६1६, तु० अविद्या 
3. जादू, मन्त्र 4. दुर्गादेवी 5. ऐन्द्रजालिक कुशलता । 
सम०-अनुपालिन्‌-अनुसेविन्‌ (वि०) ज्ञानोपाजेन करने 
वाला, आगम:,-अर्जसम्‌,--अभ्यासः, ज्ञान प्राप्त करना, 
शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन, - अर्थः ज्ञान की खोज, 
-अथिन्‌ (वि०) छात्र, विद्याव्यसनी, सिष्य,-आलयः 
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यामन्दिर, - उपार्जनम्‌ 
=-विद्याजनम्‌,--करः विद्वान्‌ पुरुष, - चण, _ चंचु 
(वि०) अपने ज्ञान एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, - देवी 
सरस्वती देवी,-घनम्‌ विद्यारूपी दोलत, -- घरः (स्त्री 
री) एक देवयोनि विशेष, अघंदेवता,--प्राप्तिः 
==विद्यार्जन,-- लाभः 1. ज्ञान की प्राप्ति 2. ज्ञान के 


द्वारा प्राप्त किय! गया घन आदि, - बिहीन (वि० ) 
निरक्षर, अज्ञानी,--बुद्ध (वि० ) ज्ञान में बढ़ा हुआ, 
शिक्षा में प्रगतिशील,--व्यसनम्‌, -व्यवसायः ज्ञान 


की खोज । 


विद्युत्‌ (स्त्री) [विशेषेण द्योतते --वि~-द्यृत्‌ +-क्विपू] 
बिजली -वाताय कपिला विद्युत्‌ -महा०, मेघ० 
३८, ११५ 2. वज्त्र। सम० --उन्मेषः बिजली की 
कौंव,--जिह्वः एक प्रकार का राक्षस,--ज्वाला,-द्योतः 
बिजली की कौंध या कांति दामन्‌ (नपुं०) वक्र 
गति से युक्त विजली की कौंव या चमक,--पातः 
बिजली का गिरना या प्रहार, - प्रियम्‌ कांसा, --लता, 
लेखा (विदुल्लता, विदुल्लेखा) 1, बिजली की कौंव 
या लहर 2. वक्रपतिशील या कुटिल विजली । 

हिद्युत्वत्‌ (वि०) [विद्युत्‌ +-मतुप] बिजली से युक्त 
“-मेघ० ६४. (पु०) बादल -- कु० ६२७ | 

विद्योतन (वि०) स्त्रो० नी) [वि-|-युत्‌ --णिच्‌ --ल्युट्‌] 
1. प्रकाश करने वाला, चमकाने वाला 2. सोदाहरण 

निरूपण करने वाला, व्याख्या करने वाला । 

बड: [व्यन्‌ +-रक्‌, दान्तादेशः, सम्प्रसारणम्‌] 1. फाड़ना, 
खण्ड खण्ड करना, छेद करना 2. दरार, छिद्र, 
विवर । 

विब्रधिः | विद्‌ -रुध्‌ |-कि, पृषो ०] पीपदार फोड़ा । 

विव्ववः [वि +-दु +-अप्‌| 1. भाग जाना, उड़ान, प्रत्यावर्तन 
2. आतंक 3. प्रवाह 4. पिघलना, गलना 1 


(वि०) [विञ-द्रा +क्त] नींद से जागा हुआ, 
उद्वुद्ध । 

विद्रावणम्‌ [विद्रु +-णिच्‌ + ल्युट्‌] 1. भगाना, खदेडना, 
हाँक कर दूर करना, परास्त करना 2. गलाना, 
पिघालना ! 

विडुमः [विरिष्टो दुमः] 1.मूगे का वृक्ष (लाल रंग के मूल्य- 
वान मूंगों (मणियों) को पैदा करने वाला) 2. मूँगा 
प्रवाल-तवाघरस्पधिषु विद्रुमेषु--रघु० १३।१३, 
कु० ११४४ 3. कोंपल या किसलय। सम० - लता 
1. मूँगे की शाखा 2. एक प्रकार का गंधद्रव्य,-लतिका 
'नलिका' नामक एक गंध द्रब्य । 

बिद्वस्‌ (वि०) [विद्‌+क्वसु] (कतृं, ए० व०, पुं० 
विद्वान्‌; स्त्री» विदुषी, नपुं० विद्वत्‌) 1. जानने 
वाला (कर्म० के साथ) --आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
न बिभेति कदाचन; तव विद्वानपि तापकारणम्‌--रघु० 
८७६, कि० ११।३० 2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ (पुं) 
विद्वान्‌ मनुष्य या बुद्धिमान्‌, व्यक्ति, विद्याव्यसनी 
~ कि वस्तु विद्वन्‌ गुरवे प्रदेयम्‌ - -रघु०५।१८ । सम० 
- कल्प, - देशीय,--देव्य (वि०) विद्वत्कल्प, विद्व- 
देशीय, विद्वदेश्य) थोड़ा पढ़ा लिखा, कम विद्वान्‌, 
--जनः (विद्वज्जनः) विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ पुरुष, 


मुनि । 

विद्विष्‌ (पुं०) विद्विषः [वि+द्विष्‌+-क्विप्‌ क वा] शत्रु, 
दुश्मन -विद्विषोऽप्यनुनय -- भते २।७७, रघु० ३।६०, 
याज्ञः १।१६२। 
विद्विष्ट (भू० क० कृ०) [वि--द्विप्‌-क्त] घृणित, 
अनीप्सित, कुत्सित । 

विद्वेषः [ वि+-द्विष्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. शत्रुता, घृणा, कुत्सा, 
मनु० ८।३४६ 2. तिरस्करणीय घमण्ड, गर्हा (मान- 
हानि) -विद्वेपोऽभिमतप्राप्तावपि गर्वादनादरः-भारत । 

बिद्वेषणः [ वि--द्विषू--ल्युट्‌ ] 1. घृणा करने वाला, 
शत्रु, -णी रोषपूर्णं स्वभाव की स्त्री,--णम्‌ घृणा 
और शत्रुता पैदा करना 2. शत्रुता, घृणा । 

विद्वेषिन्‌, विद्वेष्ट्‌ (वि०) [ विद्विष्‌ +-णिनि, तृच्‌ वा] 
घृणा करने वाला, शत्रुतापूर्ण (१०) घृणक, शत्रु । 

विध्‌ (तुदा० पर० विघति) 1. चुभोना, काटना 
2. सम्मान करना, पूजा करना 3. राज्य करना, 
शासन करना, प्रशासन करना । 

विधः [ विध्‌+-क ] 1. प्रकार, किस्म यथा बहुविध, 
नानाविध में 2. ढंग, रीति, रूप 3. तह (समास के 
अन्त में, विशेष कर अंकों के पश्चात्‌) त्रिविध, 
अष्टविध आदि 4. हाथियों का आहार 5. समृद्धि 
6. छेद करना । 

विधवनम्‌ | वि+-धू+-ल्युट्‌ | 1. हिलाना, विक्षुब्ध करना 
2. थरथराहट, कंपकंपी । 


(६ ९३७ ) 


विधवा [ विगतो धवो यस्याः सा | रांड, बेवा - सा नारी 
विधवा जाता गृहे रोदिति तत्पतिः सुभा० । सम० 
--आवेदनम्‌ बेवा स्त्री से विवाह करता, गामिन्‌ | 
जो विधवा स्त्री से सहवास करता हु । 

विधव्यम्‌ [ वि--धू--ण्यत्‌ | थरथराहट, विक्षोभ । 

विधस्‌ (पुं०) सर्व सृष्टि का उत्पादक ब्रह्मा । 

विधा [ वि--धा-{-क्विप्‌ ] 1. ढंग, रीति, रूप 2. प्रकार, 
किस्म 3. समृद्धि, सम्पन्नता 4. हाथी घोड़ों का चारा, 
खाद्य पदार्थ 5. छेद करना 6. किराया, मजदूरी । 

विधातृ (पुं) [ वि+बा+तृच्‌ ] 1. निर्माता, ख्रष्ठा 
--कु« ७1३६ 2. स्रष्टा, ब्रह्मा-विघाता भद्रं चो 
वितरतु मनोज्ञाय विघये-मा० ६।७, रघु० १३५, 
६१११, ७।३५ 3. अनुदाता, दाता, प्रदाता-कु० 
१।५७ 4. भाग्य, दैव--हि० १।४० 5. विश्वकर्मा 
6. कामदेव 7. मदिरा । सम० आयुस्‌ (पुं०) 
1. सूयं की चमक, धूप 2. सूरजमुखी फूल,--भूः 
नारद का विशेषण । 

बिघानम्‌ [ वि--धा--ल्युट्‌ | 1. क्रम से रखना, व्यवस्था 
करना 2. अनुष्ठान, निर्माण, करण,-कार्यान्वयननेपथ्य- 


विघानम्‌ श० १, आज्ञा? यज्ञः आदि 3. सृष्टि 
रचना --रघु० ६।११, ७१४; कु० ७।६६ 4. नियो- 
जन, उपयोग, प्रयोग प्रतिकारविधानम्‌ -रघु० 


८।४० 5. नियत करना, विहित करना, आदेश देना 
6. नियम, उपदेश, अध्यादेश, धामिक नियम या 
विधि, निषेध मनु ९।१४८, भग० १६२४ 
१७२४ 7 ढंग, रीति 8. साधन या तरकीब 
9. हाथियों का आहार (जो उन्हें मदोन्मत्त करने के 
लिए दिया जाता हुँ) विधानसंपादितदानशोभिते 
का० (यहाँ 'विवान' का अर्थ 'नियम' भी हे) 
शि० ५।५१ 10. धन दौलत 11. पीड़ा, वेदना, 
सन्ताप, दुःख 12. शत्रुता का कार्य । सम० गः, ज्ञः 
बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, (वि०) वेदविधि 
के अनुरूप, या अनुकूल । 
विधानकम्‌ [ विधान +-कन्‌ ] दुःख, कष्ट, पीड़ा । 


विधायक (वि०) (स्त्री०-यिका) [ वि-धा+प्वुल ] 
1. क्रमबद्ध करने वाला, व्यवस्थित करने वाला 

2. बनाने वाला, निर्माण करने वाला, सम्पन्न करने 
वाळा, कार्यान्वित करने बाला 3. रचना करने वाला 

4. ब्यवस्थित करने वाला, विहित करने वाला, 
निर्धारित करने वाळा 5. अर्पण करने वाला, सौंपने 
वाला, (किसी की देख रेख में) हवाले करने वाला । | 
बिधिः | वि ~-धा-- क्रि ] 1. करना, अनुष्ठान, अभ्यास 
कृत्य, कर्म - त्रह्मध्यानाभ्यसनृविधिना योगनिद्रां गतम्थ 
भर्त० ३।४१, योगविधि --रघु० ८1२२, लेखा- 
विवि-मा० १।३५ 2. प्रणाली, रीति , पद्धति, साधन 


११८ 


ढंग पंच० १।३७६ 3. नियम, समादेश, कोई विधि 
जो सबसे किसी बात को लाग करती हे (यह 'विधि' 
शब्द नियम और परिसंख्या से भिन्न हैं) विधिरत्यं- 
तमप्राप्तौ 4. वेद विधि या नियम, अध्यादेश, निषेध, 
कानून, वेदाज्ञा, धामिक समादेश (विप० “अर्थवाद 
अर्थात्‌ व्याख्यापरक उक्ति जिसमें आख्यान और 
ुष्टान्तों का वित्रण हो दे० अर्थवाद) - श्रद्धा वित्त 
बिघिइचेति त्रितयं तत्समागतम्‌ श० ७।२९, रघु० 
२।१६ 5. कोई धार्मिक कृत्य या संस्कार, धार्मिक 
रस्म, संस्कार--स चेत्‌ स्वयं कर्मसु घर्मचारिणां 
त्वमंतरायो भवसि च्युतो विधिः--रघु० ३।४५, 
१।३४ 6. व्यवहार, आचरण 7. दशा विक्रम० ४ 
8. रचना, बनावट सामग्र्यविघौं- कु० ३।२८, 
कल्याणी विधिषु विचित्रता विधातुः कि० ७।७ 
9. सुष्टा 10. भाग्य, देव, किस्मत विधौ वामारंभे 
मम समुचितैषा परिणतिः मा० ४४ 11. हाथियों 
का खाद्य पदार्थ 12. काल 13. डाक्टर, वेद्य 14 
विष्णु । सम० ज्ञ (वि०) कर्मकाण्ड का ज्ञाता 
(ज्ञः) कर्मकाण्ड में निष्णात ब्राह्मण, कर्मकाण्डी 
वृष्ट, विहित (वि०) नियत, विहित, ब्धम्‌ 
निययों की विविधता, विधि या समादेश की विभि- 
न्नता, पुर्दकम्‌ (अव्य०) नियमानुकूल, प्रयोग 
नियम का व्यवहार, योगः भाग्य का बल या प्रभाव 
वधूः (स्त्री?} सरस्वती का विशेषण, होन 
(वि०) नियम शून्य, अनधिकृत, अनियमित । 
विधित्सा | वि+धा+सन्‌+-अ+टाप्‌ | 1. सम्पन्न 
करने को इच्छा 2. आयोजन, प्रयोजन, इच्छा । 
विधित्सित (वि०) | वि+घा-+ सन्‌ त क्त | किये जाने 
के लिये अभिप्रेत, तम्‌ इरादा, अभिप्राय, आयो- 


जन । 
बिधुः [ व्यघ्‌+कु ] 1. चन्द्रमा, सविता विधवति 
विध्रपि सवितरति दिनंति यामिन्यः काव्य० १० 


2. कपूर 3. पिशाच, दानव 4. प्रायश्चित्तपतरक आहुति 
5. विष्णु का नाम 6. ब्रह्मा । सम० ` क्षयः चन्द्रमा 


की कलाओं का ह्लास, कृष्ण पक्ष का समय, पंजरः 
(पिजरः भी) खङ्ग, कटार, प्रिया रोहिणी 
नक्षत्र । 


विधुत दे० 'विघूत' । 

विधुतिः (स्त्री०) | वि+धु+क्तिन्‌ | हिलना, संक्षोभ 
थरथराहट वेनायक्यश्चिरं वो वदनविधुतयः पांतु 
चीत्कारवत्यः मा० १।१। 

विधुननम्‌ | वि-+त्रू +-णिच्‌ --ल्यूट्‌, तुटू, पृषो० हुस्व: | 

हिलना, झूमना, विक्षुब्ध होना 2. कंपकंपी, थर- 

थराहट । 

विधुन्तुदः { विचुं तुदति पीडयति - विवु+तुद्‌+ खश्‌, 


( ९३८ ) 


मुम्‌ | राहु - विधुमिव विधुन्तुद दंतदलनगलितामृत- 
घारम्‌ गीत० ४, नै० ४७१, शि० २६१ । 

विधुर (वि०) [ विगता धूः कार्यभारो यस्मात्‌ - प्रा० 
ब० | 1. दुःखी, विपद्ग्रस्त, कष्टग्रस्त, शोकाकुल, 
दयनीय--मा० २1३, ९1११, उत्तर० ३1१८, ६४१, 
कि० ११1२६ 2. जिससे प्रेम करने वाला कोई न 
रहा हो, शोकग्रस्त, पत्नी या पति की विरहव्यथा से 
व्याकुल--मयि च विधुरे भावः कांता प्रवृत्तिपराड- 
मुख:-विक्रम० ४२०, विधुरा ज्वलनातिसजेनान्तनु 
मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌--कु० ४।३२, शि० ६२९, १२। 
८ 3. शून्य, वञ्चित, विरहित, मुक्त--सा वै कलंक- 
विघुरो मधुराननश्री:-भामि० २।५ 4. विरोधी, 
वेरी, शत्रु - पंच० २।८१,-रः रंड्वा,-रम्‌ 1. खटका, 
भय, चिन्ता 2. पति या पत्नी से वियोग, प्रेमी या 
प्रेमिका द्वारा शोकाकुलता । 


विधुरा [ बिधुर+-टाप्‌ ] दही जिसमें चीनी व मसाले डाले 
हुए हों । 
विधुवनम्‌ | वि--धु--ल्युट्‌, कुटादित्वात्‌ साधुः ] हिलना, 
थरथरी, कंपकपी । 
विधूत (भू० क० कृ०) [ वि+-घू+-क्त ] 1. हिला हुआ, 
उथलपुथल हुआ, तरंगित 2. थरथराता हुआ 3. उखड़ा 
हुआ, मिटाया हुआ, हटाया हुआ 4. अस्थिर 5. परिः 
त्यक्त,-तम्‌ विरक्ति, अरुचि । 
बिधूतिः (स्त्री) विधूननम्‌ [ वि+-घू+- क्तिन्‌, वि+-धू 
+णिच्‌ +ल्युट्‌, नुक्‌ | हिलना, थरथरी, कंपकपौ 
विक्षोभ । 
विधृत (भू० क० कृ०) [ वि+-धृ -क्त ] 1. पकड़ा हुआ, 
थामा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2. वियुक्त, अलग-अलग 
रक्खा गया 3. धारण किया गया, कब्जे में किया 
गया 4. रोका गया, नियन्त्रित किया गया 5. सहारा 
दिया गया, प्ररक्षित, समथित (दे० वि पूर्वक धृ),-तम्‌ 
1. आदेश की अवहेलना 2. असन्तोष । 
विधेय (सं० कृ०) [ विञ-धाञ-यत्‌ ] 1. किये जाने के 
योग्य, अनुष्ठेय 2. विहित या नियत किये जाने के 
योग्य 3. (क) आश्रित, निभेर -अथ विधिविधेयः 
परिचयः--मा० २।१३ (ख) अधीन, प्रभावित, निय- 
न्व्रित, दमन किया गया, परास्त किया गया (प्रायः 
समास में) निद्राविधेयं नरदेवसन्यम्‌--रघु० ७।६२, 
, संभाव्यमानस्तेहरसेनाभिसंघिना विधेयीकृतो$पि -- मा० 
१, भग० २।६४, मुद्रा ३।१, शि० ३।२०, रघु» 
१९।४ 4. आज्ञाकारी, शासनीय, अनुवर्ती, वश्य, -- 
अविधेयेद्रियः पुंसां गौरिवैति विधेयताम्‌--कि० ११। 
३३ 5. (व्या०) विधेय-- (कर्ता के संबंध में कही 
गई बात -) होने के योग्य-अत्र मिथ्यामहिमत्वं 
नानुवाद्यं अपि तु विधेयम्‌ काव्य ७, - यम्‌ 1. जो 


किया जाना चाहिए, कर्तव्य,-कि० १६।६२ 2. प्रतिज्ञा 
या प्रस्थापना की उक्ति, -यः सेवक, भृत्य । सम० 
अविमर्शः रचनासंबंधी दोष जिससे विधेय आश्रित 
स्थिति का हो जायया उसका अधूरा कथन किया 
जाय--अविमृष्टः प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयांशो यत्र 
7 काव्य० ७, उदा० उस स्थान पर देखो, - आत्मन्‌ 
(तुं) विष्णु,- ज्ञ (वि०) जो अपना कतंव्य जानता 
ह--पंच० १1३३७, - पदम्‌ 1, सम्पन्न किया जाने 
वाला उद्देश्य 2. कर्ता के संबंध में कहीं गई उक्ति 
~ विधेय । 


विध्वंसः [ वि+-ध्वंस्‌+चघञ्ञ्‌ ] 1. बरबादी, विनाश 
2. शत्रुता, अरुचि, नापसन्दगी 3. अपमान, अपराध । 

बिध्वंसिन्‌ (वि०) [ वि~-ध्वंस्‌+-णिनि ] बरबाद होने 
वाला, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला । 

विध्वस्त (भू० क० कु०) [वि--ध्वंस्‌ +क्त] 1. बरबाद 
हुआ, विनष्ट 2. इधर उधर बिखेरा हुआ, छितराया 
हुआ 3. अस्पस्ट, धुंघला 4. ग्रहणग्रस्त | 

विनत (भू० क० कुऽ) [वि-+नम्‌+-क्त] 1. झुका हुआ, 
नंवा हुआ 2. अवनत हुआ, लटकता हुआ, मुड़ा हुआ 
श० ३1११ 3. डूबा हुआ, अवसन्न 4. झुका हुआ, 
कुटिल, वक्र 5. विनीत, शिष्ट (दे० वि पूर्वक नम्‌) । 

विनता [विनत + टाप्‌] 1. अरुण और गरुड़ की माता जो 
कश्यप की एक पत्नी थी--दे० गरुड़ 2. एक प्रकार 
की टोकरी । सम०-- नंदनः, - सुतः,--- सूनुः गरुड़ या 
अरुण के विशेषण । 

विनतिः (स्त्री०) [वि~-नम्‌ +-क्तिन्‌] 1. नमना, झुकना, 
नीचे को होना 2. विनय, विनम्रता 3. प्रार्थना । 

बिनदः [वि+-नद्‌+-अच्‌] 1. ध्वनि, कोलाहल 2. एक 
वृक्ष का नाम । 

विनमनम्‌ [वि+-नम्‌+-त्युट्‌] झुकना, नमना, सिर और 
कंघे झुका कर चलना । 

विनम्र (वि०) [वि-[नम्‌--र] 1. झुका हुआ, झुक कर 
चलता हुआ - कि० ४।३ 2. अवसन्न, डूबा हुआ 
3. विनयशील, विनीत । 

विनञ्जकम्‌ [विनम्र +कन्‌] ‘तगर वृक्ष का फूल । 

विनय (वि०) [वि-नीं+-अक्‌| 1. डाला हुआ, फेंका 
हुआ 2. गुप्त 3. अशिष्टाचारी,-- यः 1. निर्देश, अनु- 
शासन, अनुदेश (अपने कतंव्यकषेत्र में) नैतिक प्रशिक्षण 
~ रघु० १।२४, मा० १०।५ 2. औचित्य, शिष्टाचार, 
सुशीलता--श० १।२९ 3. शिष्ट आचरण, सज्जनो- 
चित व्यवहार, सच्चरित्र, अच्छा चलन--रघु० ६।७९, 
मा० १।१८ 4. शालीनता, विनम्रता--सुष्ठु शोभसे 
आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन -उत्तर० १, विद्या 
ददाति विनयम्‌; तथापि नीचैविनयाददृश्यत --रघु० 
३1३४, १०।७१, (यहां मल्लि० 'विनय' शब्द का 


( ९३९ ) 


अर्थं 'इन्द्रियजय' बतलाता हैं जो हमारे मतानुसार 
अनावश्यक है) 5. श्रद्धा, शिष्टता, सौजन्य 6. सदा- 
चरण 7. खींच लेना, दूर करना, हटाना--शि० १०। 
४२ 8. जिसने अपनीं इन्द्रियों को वश में कर लिया है 
-जितेन्द्रिय 9. व्यापारी, सौदागर । सम०--अवनत 

(वि०) झुका हुआ, विनम्र, - ग्राहिन्‌ (वि०) शास- 
नीय, आज्ञाकारी अनुवर्ती,--वाच्‌ (वि०) मृदुभाषी, 
मिलनसार,--स्थ (वि०) विनयशील, शालीन । 

विनयनम्‌ (वि०--नील्यूट्‌| 1. हटना, दूर करना-मेघ ० 
५२ 2. शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन । 

बिनशनम्‌ [वि-नश्‌ +ल्यूट] नाश, हानि, विनाश, 
लोप,--नंः उस स्थान का नाम जहाँ सरस्वती नदी 
रेत में लुप्त हो गई है--तु० मनु ० २।२१। 

बिनष्ट (भू० क० कृ०) [वि--नशू्सक्त] 1. ध्वस्त, 
उच्छिन्न, बर्बाद 2. ओझल, लुप्त 3. बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट । 

विनस (वि०) (स्त्री ०-सा,-सी) [विगता नासिका यस्य, 
नासिकाशब्दस्य नसादेशः] विना नाक का, नाकरहित 
भट्टिः ५८ । 

विना (अव्य०) [वि--ता] बगैर, सिवाय (कमं ०, करण० 
या अपा० के साथ) यथा तानं विना रागो यथा मातं 
विना नृपः, यथा दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना 
यतिः -भामि० १।११९, पंकेविना सरो भाति सदः 
खलजनैविना, कटुवर्णेविना काव्यं मानसं विषये- 
विना --१॥ ११६, विना वाहनहस्तिभ्यः क्रियतां 
सर्वमोक्षः---मुद्रा०७, शि० २1९, (विना कृ छोड़ना, 
परित्याग करना, विरहित करना, वञ्चित करना-मद- 
नेन विनाकृता रति:-कु० ४२१, 'काम से 
विरहित’) । सम०--उक्तिः (स्त्रीश) एक अलंकार 
जिसमें 'विना' काव्य की दृष्टि से सुन्दर ढंग से प्रयुक्त 
होता है,--विनाथंसम्बन्ध एव विनोक्ति:--रस०, 
दे०, काव्य० १० भी। 

विनाडिः, विनाडिका [विगता नाडिः नाडिका वा यया] 
समय की एक माप जो घड़ी के साठवें भाग के बराबर 
होती हे, एक पल या चौबीस सँकंड । 


बिनायकः [विशिष्टो नायकः घ्रा० स०] 1. (बाघाओं के) 
हूटाने वाला 2. गणेश 3. बुद्ध धर्म का देवरूप अध्यापक 
4. गरुड 5. रुकावट, अडचन । 

विनाशः [वि+-नश्‌+-घञ्ञ्‌] 1. ध्वंस, वर्वादी, भारी 
हानि, क्षय 2. हटाना । सम० - उन्मुख (वि०) नष्ट 
होने वाला, मरने के लिए तैयार, -धर्मन्‌, - धामिन्‌ 
(वि०) क्षीण होने वाला, नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर 

विषयेषु विनाशधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृहोऽ 

भवत्‌ रघु० ८।१०। 

बिनाशनम्‌ [वि+- नश्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌] विनाश, बर्बादी, 
उन्मूलन,--नः विनाशक, विनाशकर्ता । 


विनाहः [वि+नह +घञ्ञ्‌] कुएँ के मुंह का ढकना। 
तु० “वीनाह्‌' । 

बिनिक्षेषः [वि+-नि~-क्षिप्‌+-घञ्य ] फेक देना, भेज देना । 

विनिग्रहः [वि+नि+-ग्रह अप्‌] 1. नियंत्रण करना, 
दमन करना, वश में करना - भग० १३।७, १७।१६, 
मनु० ९२६३ 2. पारस्परिक विरोध या अर्थान्तर- 
न्यास । 

विनिद्र (वि०) [विगता निद्रा यस्य--प्रा० ब०] 1. निद्रा- 
रहित, जागा हुआ (आल से भी) रघु० ५।६५ 
2. मुकुलित, खुला हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ 
-र्‍विनिद्रमंदाररजोरुणांगुली-- कु० ५८० । 

बिनिपातः |वि+नि+-पत्‌+-घञ्ञ्‌] 1. अधः पतन, गिराव 

| 2. भारी अवपात, संकट, बुराई, हानि, बर्बादी, विनाश 
--विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः--भर्तु ° 
२।१० (यहां यह “प्रथम अर्थ” भी प्रकट करता 
है) कि० २1३४ 3. क्षय, मृत्यु 4. नरक, नारकीय 
यन्त्रणा--श० ५ 5. घटना, घटित होना 6. पीड़ा, 
दुःख 7. अनादर । 

विनिमयः [वि+नि+मी¬-अप्‌] 1. अदला-बदली, वस्तु 
के बदले वस्तु का लेन-देन--कार्य विनिमयेन-मालवि० 
१, संपद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुंवनद्वयम्‌--रघु० १।२६ 
2. न्यास, धरोहर, अमानत । 

विनिमेषः [वि+नि+ मिष्‌-+-धञ्ञ्‌] ( आंखों का ) 
झपकना । 

बिनियत (भू० क० कृ०) [वि--नि--यम्‌--क्त] नियं- 
क्रित, रोका गया, प्रतिबद्ध, विनियमित--यथा विनि- 
यताहार तथा विनियतवाच्‌ आदि म। 

02% [वि+नि-+यम्‌--अच्‌] नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, 
रोक । 

विनियुक्त (भू० क० कृ०)[वि--नि--युजू--क्त] 1. अलग 
किया हुआ, ढीला, विच्छिन्न 2. अनषक्त, नियुक्त 
3. व्यवहूत 4. समादिष्ट, विहित । 

विनियोगः [वि--नि-)युज्‌न-घडा] 1. अलग होता, 
जुदा होना, विच्छिन्न होना 2. छोड़ना, त्यागना, 
तिलाञ्जिलि देना 3. काम में लगाना, उपयोग, 
प्रयोग, नियंत्रण--बभूव विवियोगज्ञ: साघनीयेषु वस्तुषु 
-एरघु० १७।६७, प्राणायामे विनियोगः 4. किसी 
कतव्य पर लगाना, कार्याधिकार, कार्यभार-विनियोग- 
प्रसादा हि किंकराः प्रभविष्णुषु कु० ६।६२ 5. रुका- 
वट, अड्चन । 

विनिजेयः [वि+-निर्‌+-जि+-अच्‌] पूणं विजय । 

विनिणेयः [वि+-निर्‌:†-नी-+-अच्‌] 1. पूर्ण रूप से निब- 
टारा या निर्णय, पूरा फैसला 2. निश्चय 3. निश्चित 
नियम । 

विनिबंधः [विञ-नि+-र्‌ञ बंघ्‌ +-घञ्ञ्‌ ] आग्रह, दृढ़ता । 


i 
| 
t 
| 
1 


( ९४० ) 


विर्निमित (भू० क० कृञ) [वि--निर्‌--मा--क्‍्त] 
1. बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ 2. बना हुआ, 
रचा हुआ । 

विनिवृत्त ( भू. क० कृ) [ विरन-नि-+-वृत्‌+क्त | 
1. लौटा हुआ, वापिस आया हुआ 2. ठहरा हुआ, 
थमा हुआ, रुका हुआ 3. (सेवा) मुक्त, फ़ारिग । 

विनिवृत्तिः (स्त्री०) | विञ-नि !-वृत्‌ -{-क्तिने] 1. विश्रान्ति, 
रोकना, हटाना -शकाभ्यसूयाविनिवृत्तये~रघु० ६।७४ 
2. अन्त, अवसान, समाप्ति । 

विनिश्चयः [वि 4- निस्‌ + चि-अच्‌] 1. स्थिर करना, 


तय करना, निश्चय करना 2. फैसला, पक्का निश्चय । | 


| 


विनिइवासः [वि+-नि + श्वस्‌ + घडा] कठिनाई से सांस 


लेना, आह भरना, आह । गहरी साँस) । 


विनिष्पेषः [वि +-निम्‌ +- पिष्‌ +-घञ्ञ्‌ | चूर चूर करना, 


कुचलना, पीस डालना । 


विनिहत (भू० क० कृ०) [वि--नि-- हन्‌ +-क्त] 1. आहत, ' 
घायल 2. मार डाला हुआ 3. पूरी तरह परास्त ' 


किया हुआ, --तः 1.कोई बडा या अनिवार्य संकट, जैसे 
कि भाग्य-दोष से या देवात्‌ आपद्ग्रस्त होना 2. 
अपशकुन, धूमकेतु । 


विनीत (भू० क० कृ०) [विञ+नी¬-क्त] 1. दूर ले: 


जाया गया, हटाया हया 2. सुप्रशिक्षित, अनुशासित 


3. सस्कृत, आचरणशील 4. सुशील, विनम्र, विनीत, : 


सौम्य 5. शिष्ट, शालीन, सौजन्वपूर्ण 6. प्रेषित, 


विसजित 7. पालतू, सधाया गया 8. सीधा, सरल ' 


(वेशभूषा आदि) 9. आत्म संयमी, 
10. सजा प्राप्त, दंडित 11. शासनीय, शासन किये 
जाने के योग्य 12. प्रिय, मनोहर (दे० वि पूर्वक 
नी), तः 1. सघाया हुआ घोड़ा 2. व्यापारी । 

विनीतकम्‌ [विनौत+कन्‌] 1. गाड़ी, सवारी (डोली 
आदि 2. छे जाने वाला, वाहक । 

बिनेत्‌ (पुं) [वि--नी--तृच्‌] 1. नेता, पथ प्रदर्शक 
2. अध्यापक, सिक्षक रघु० ८।९१ 3. राजा, शासक 
4. सजा देने वाला, दण्ड देने वाला- अयं विनेता 
दृप्तानाम्‌ - महावी० ३।४६, ४।१, रघु० ६1३९, 
१४२२३ । 

बिनोदः [वि--नुद्‌ +-घञ्‌ | 1. हटाना, दूर करना--श्रम 
विनोद: 2. मनोरंजन, दिल बहलाव, कोई भी रोचक 
या रंजनकारी व्यवसाय प्रायेणैते रमणविरहेष्वंग- 
नानां विनोदाः . मेघ० ८७, श० २।५ 3. खेल, 
कौडा, आमोद-प्रमोद 4. उत्सुकता, उत्कण्ठा 5. 
आनन्द, प्रसन्नता, परितृप्ति-- विलपनविनोदोऽप्य- 
सुलभः -- उत्तर ३।३०, जनयतु रसिकजनेषु मनोरम- 
रतिरसभावविनोदम्‌ - गौत० १२ 6. एक प्रकार 
का रतिबंघ । 


जितेर्द्रिय ¦ 


विनोदनम्‌ [विञ-नुद्‌+-ल्युट्‌] 1. हटाना 2. मनोरंजन 
आदि--दे० 'विनोद' । 

बिन्दु (वि०) [विद्‌+- उ, नुमागमः| 1. मनीषी, बुद्धिमान्‌ 
2. उदार,--दुः बूँद, दे० 'बिन्दु' । 

विध्यः [विदधाति करोति भयम्‌| एक पर्वत श्रेणी जो 
उत्तर भारत को दक्षिण से पृथक्‌ करती हूँ, थह सात 
कुल पर्वतों में से एक हैं, यह मध्यदेश की दक्षिणी 
सीमा है, दे” मनु० २।२१, (एक उपाख्यान के 
अनुसार विन्ध्य पर्वत को मेरु पर्वत हिमालय पहाड़ ) 
से ईर्प्या हुई । अतः उसमे सूर्य से मांग की कि जिस 
प्रकार वह मेरु के चारों ओर घूमता है, उस प्रकार 
उसे विन्ध्य के चारों ओर घूमना चाहिए, सयं नें 
विन्ध्य पर्वत की मांग ठुकरा दी। फलतः विन्ध्य 
पर्वत ने ऊपर को उठना आरंभ किया जिससे कि 
सुर्यं और चन्द्रमा का मार्ग रोका जा सके । देवताओं 
में आतंक छा गया, उन्होंने अगस्त्य मुनि से सहायता 
मांगी । आगस्त्य विध्य पर्वत के पास गया और 
उससे निवेदन किया कि जरा नीचे झुक जाओ जिससे 
कि मुझे दक्षिण में जाने का मार्ग मिले, और जब तक 
मैं वापिस न आऊं, इसी प्रकार झुके रहो । विध्य 
पर्वत ने इस बात को मान लिया (क्योंकि एक वर्णन 
के अनुसार अगस्त्य मुनि विध्य पर्वत का गुरु माना 
जाता हँ) परन्तु अगस्त्य फिर दक्षिण से वापिस 
न लौटा, और विध्य को मेरु जैसी उत्तुंगता न मिल 
सकी) 2. शिकारी । सम०-अटवी, विन्ध्य महावन, 
~ कूटः, - कूटनम्‌ अगस्त्य ऋषि के विशेषण, 
~-वासिन्‌ (पु)वेयाकरण व्याडि का विशेषण, ( नौ) 
दुर्गा का विशेषण । 

विन्न (भू० क० कृ०) [विद्‌ +क्त] 1. ज्ञात 2. हासिल, 
आप्त 3. विचार विमर्श किया हुआ, अनुसंहित ४. रक्खा 
हुआ, स्थिर किया हुआ 5. वियाहित (दे० विद्‌) ! 

विन्लकः [विन्न--कन्‌] अगस्त्य का नाम । 

विन्यस्त (भू क० कृ० )  [वि-+-नि-+-अस्‌ +-क्त] 
1. रक्खा हुआ, डाला हुआ 2. जड़ा हुआ, फर्श जमाया 
हुआ या खडंजा लगाया हुआ 3. स्थिर 4. क्रमबद्ध 
5. समपित 6. उपस्थित किया गया, प्रस्तुत 7. जमा 
किया हुआ, निक्षिप्त । 

विन्यासः [वि--न्यस्‌-:-घठा] 1. सौपना, जमा करना 
2. धरोहर 3. क्रमपूर्वक रखना, समंजन, निपटारा, 
अक्षरविन्यासः अक्षर उत्कीर्ण करना-प्र्यक्षरङ्लेषमय- 
प्रवन्धविन्यासवंदग्ध्यनिविः -- वास०, किसी ग्रन्थ की 
रचना 4. संग्रह समवाय 6 स्थान, आधार । 

विपक्तिम (वि०) [वि-+-पच्‌-+- क्ति +- मप्‌] 1. पूर्ण रूप से 
पका हुआ, परिपक्व 2. विकसित, (पूवकृत्यों के 
परिणाम स्वरूप) पूर्णता को प्राप्त । 


( ९४१ ) 


विपक्व (वि--पच्‌ ]-क्त] 1. पूर्णरूप से पका हुआ, परि- | विपरिणमनम्‌, विपरिणामः [ वि} परि-{-नम्‌-{ ल्युट्‌ 


पक्व 2. विकसित, पूर्ण अवस्था को प्राप्त--कि० 
६1१६ 3. पकाया हुआ ! 

विपक्ष (वि०) [विरुद्ध: पक्षो यस्य प्रा० ब०] वैरी, 
शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल, विरुद्ध, क्षः 1. शत्रु, विरोधी, 
प्रतिरोधी -रघु० १७।७५, शि० ११।५९ 2. वह 
पत्ती जिसकी दूसरी के साथ प्रतिद्वर्ट्रिता चल रही 
हो-रघु० १०।२० 3. झगड़ालू कि० १७।४३ 

(तर्कं में) नकारात्मक दृष्टान्त, विपक्षियों की ओर 

से दिया गया दृष्टान्त (अर्थात्‌ वह पक्ष जिसमें साध्य 
का अभाव हो), निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष 
—तर्के०, मुद्रा० ५।१० । 

विपंचिका, विपंची [विपंची-+-कन्‌4-टाप्‌] 1. वीणा 
2. खेल, कीडा, मनोरंजन । 

विपणः, विपणनम्‌ [वि + पण्‌ + घञ, ल्युट्‌ वा] 1. विक्री 
- मनु० ३।१५२ 2. छोटा व्यापार । 

विपणिः, णी (स्त्री०) [विपणू-|-इन्‌, विपणि-{-डीष्‌] 
1. बाजार, मण्डी, हाट, हा हा नश्यति मन्मथस्य 
विपणिः सौभाग्धपण्याकरः - मृच्छ ८।३८, शि० 
५२४, रघु० १६।४१ 2. बिक्री के लिए रक्खा हुआ 
माल, रामान 3. वाणिज्य, व्यापार-मनु० १०।११६। 

विषणिन्‌ (पुं) [विपण }-इनि] व्यापारी, सौदागर, 
दुकानदार शि० ५।२४। 

विपत्तिः (स्त्री) [वि+-पद्‌ +-क्तिन्‌] 1. संकट, दुर्भाग्य 
अनर्थ, अनिष्टपात, आफत - संपत्तौ च विपत्तौ च 
महतामेकरूपता--सुभा० 2. मृत्यु, बिनाश - अति 
रभसकृत।नां कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्य- 
तुल्यो विपाकः भर्तुँ ० २।९९, रघु० १९।५६, वेणौ० 
४1६, हिमसेकविपत्तिः नलिनी --रघु ० ८।४५ 3. वेदना 
यातना--क्तिः (पुं०) श्रेष्ठ पदाति, पैदल-सिपाही -- 
कि० {५।१६। 

विपथः [विरुद्धः पन्था--प्रा० स०] बुरी सड़क, कुमार्ग । 
(झा० तथा आलं०) । 

विपद्‌ (स्त्री) [वि +-पद्‌+-क्विप्‌] 1. संकट, दुर्भाग्य, 
आपदा, दुःख --तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां (मित्राणां) 
विपद्‌ - हि० १२१० 2. मृत्यु - सिंहादवापद्विपदं 
नृसिहेः --रधु० १८1३५ । सम०-उद्धरणम्‌,-उद्धारः 
मुसीबत से राहत, विपत्ति से मुक्ति, कालः आव- 
श्यकटा का समय, संकट-काल, मुसीबत, युक्त 
(वि०) अभाया, दुःखी । 

विपदा -- देऽ 'विपद्‌' । 

विपन्न (भू० क० कृ") [विपद्‌ +- क्त] 1. मरा हुआ 
2. लुप्त, नष्ट 3. अभागा, कष्टग्रस्त, दुःखी, मुसीबत- 
जुदा 4. क्षीण 5. अयोग्य, अशक्त (दे० वि पूर्वक 
पद्‌ },-- न्नः साँप ¦ 


घडा वा ] 1. परिवर्तन, बदलना 2. रूपपरिवर्तेन, 
रूपान्तरण । 

विपरिवर्तेनम्‌ [विञ-परि+-वृत्‌- ल्यूट्‌ | इधर उधर मुड़ना, 
लुढ़कना । 

विपरीत (वि०) [ वि-+परि-इ¬-क्त ] 1. प्रतिवतित, 
विपर्यस्त 2. प्रतिकूल विरोधी, प्रतिवर्ती, औंघा-रघु० 
२।५३ 3. अशुद्ध, नियमविरुद्ध 4. मिथ्या, असत्य 
--भामि० २1१७७ 5. अननुकूल, उलटा 6. व्यत्यस्त, 
उलटे ढंग से अभिनय करने वाला 7. अरुचिकर, 
अशुभ, तः एक रतिबंध,- ता 1. दुश्चरित्रा, असती 
पत्नी 2. पुंश्चली स्त्री । सम० कर,-कारक-कारिन्‌, 
कृत्‌ (वि०) कुमार्गी, विरुद्ध ढंग से कार्य करने 
वाला- शि० १४।६६,-चेतस्‌,-मति (वि०) जिसका 
दिमाग फिर गया हो,-- रतम्‌ रतिक्रिया का उलटा 
आसन, तु० 'पुरुषायित' । 

विपर्णकः [ विशिष्टानि पर्णानि यस्य प्रा० ब० ] पलाश 
का वृक्ष, ढाक का पेड़ । 

विपर्ययः [ वि-|-परि--इ--अच्‌ ] 1. वैपरीत्य, व्यतिक्रम, 
औंधापन --आहितो जयविपर्ययोऽपि मे श्लाध्य एव 
परमेष्ठिना त्वया--रघृ० ११।८६, ८।८९, नभसः 
स्फुटतारस्य रात्रेरिव विपर्ययः (न भाजनम्‌) कि० 

१।४४, विपर्यये तु--श० ५, “यदि अन्यथा हुआ 
यदि इसके विपरीत ह 2. (अभिप्राय, वेश आदि 
बदलना--कथमेत्य मतिविपर्ययं करिणी पंकमिवाव- 
सौदति--कि० २1६, इसी प्रकार 'वेषविपर्ययः'-पंच० 
१ 3. अभाव, अनस्तित्व - समुद्रगारूपविपर्ययेऽपि 
कु० ७।४२, त्यागे इलाघाविपर्ययः--रघु० १।२२ 

4. लोप, हानि - निद्रा संज्ञाविपर्ययः - कु० ६४४ 
सुधबुध न रहना' 5. पूर्णं विनाश, ध्वंस 6. विनिमय, 
अदल बदल 7. त्रुटि, उल्लंघन, भूल, कुछ का कुछ 
समझना 8. संकट, दुर्भाग्य, उलटा भाग्य 9. शत्रुता, 
दुश्मनी । 

विषर्यस्त (भू? क० कृ०) | वि+-परि+-अस्‌-+-क्त ] 
1. परिवर्तित, ब्युत्कान्त, उलटा हुआ--हंत विपर्यस्तः 
संप्रति जीवलोक:--उत्तर० १ 2. विरोधी, प्रतिकूल 
3. भूल से वास्तविक समझा हुआ । 

विपर्यायः [विञ-परि+ इ+- घञा] 1. उलटापन, वेपरीत्य, 
दे० “विपर्यय । 

विपर्यासः [वि परि+ अस्‌-+घञ्ञ्‌] 1. परिवर्तन, वैप- 
रीत्य, व्यतिक्रम-विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षिति- 
रुहाम्‌ - उत्तर० २।२७ 2. विपरीतता, अननुकूलता 
- - यथा 'देवविपर्यासात्‌' में 3. अन्तः परिवर्तन, अदल- 
बदल--प्रवहणविपर्यासेनागता--मूच्छ० ८ 4. त्रुटि 
भूल । 


( ९४२ ) 


बिषलम्‌ [विभक्तं पर्ल येन--प्रा० ब०] क्षण, समय का 
अत्यंत छोटा प्रभाग (जो पल का साठवां या छठा 
भाग समझा जाता हँ) । 

विपलायनम्‌ [विशेषेण पलायनम्‌ --प्रा० स०] दौड जाना, 
विभिन्‍न दिशाओं को भाग जाना । 

विपश्चित्‌ (वि०) [विप्रकृष्टं चिनोति चेतति चिन्तयति 
वा-विऊप्र+-चित्‌+-क्बिप्‌, पृषो०] विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌-- विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ 
“ रघु० ३।२९, पुं०-- एक विद्वान या बुद्धिमान्‌ 
पुरुष, मुनि. भवति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं 
बाचि निवेशयंति ये--कि० १४।४ । 

विपाकः [विपच्‌ +-धञ्ग्‌] 1. खाना पकाना, भोजन 
बनाना 2. पाचनशक्ति 3 पकना, पक्वता, परिपक्वता, 
विकास (आलं० भी )-अमी पृथुस्तंबभृतः पिशङ्गतां 
गता विपाकेन फलस्य शालयः--कि० ४२६, वाचां 
विपाको मम--भामि० ४४२, “मेरे परिपक्व, पूर्ण 
विकसित अथवा गौरवान्वित शब्द” 4. परिणाम, फल, 
नतीजा, पूर्वजन्म अथवा इस जन्म के कर्मो का फल,-- 
अहो मे दारुणतरः कमणां विपाक:--का० ३५४, 
मर्मव जन्मांतरपातकानां विपाकविस्फूजंथुरप्रसह्यः 
न रघु० १४६२, भर्तृ० २९९ महावी० ५1५६, 
5. (क) अवस्थापरिवर्तन उत्तर? ४६, (ख) 
असंभावित बात या घटनाव्यतिक्रम, भाग्य का पलटा 
खाना. दुःख, संकट, उत्तर० ३।३, ४१२ 6. कठि- 
नाई, उलझन 7, रसास्वाद, स्वाद । 

दिषाटनम्‌ [ वि--पट्‌ +णिच्‌ (-ल्युट्‌ ] 1. खण्ड खण्ड 
करना, फाड़ कर खोलना 2. उखाइना 3. अपहरण । 

बिपाठः (पुं) एक प्रकार का लंबा तीर । 

विपाण्डु, विपाण्डर (वि०) [ विशेषेण पाण्डुः, पाण्डुरः 
प्रा स० ] विवर्ण, पीला, - कि० ५६, शि० ९।३, 
इसी प्रकार 'विपांडुर'-- शि० ४।५, रत्न० २।४। 

विपादिका (स्री) 1. पेर का एक रोग, बिवाई 2. प्रहे- 
लिका, पहेली । 

डिपाश्‌, विपाशा (स्त्री०) [ पाशं विमोचयति--वि-|-पक्ष्‌ 
णिच्‌ +क्विपू, वि +-पश्‌+णिच्‌+-अच्‌+-टाप्‌ ] 
पंजाब की एक नदी, वर्तमान व्यास नदी । 


बिपिनम्‌ [ वेपन्ते जनाः अत्र वेप्‌+- इनन्‌, ह्वस्व ] जंगल, | 
वन, वाटिका, झुरमुट--वृन्दावन विपिने ललितं वित- ; 
गीत० १, विपिनानि घ्रका- | 


नोतु शुभानि यशस्यम्‌ 
शानि शक्तिमत्ताच्चकार सः--रघु० ४।३१। 
विपुल (वि०) [ विशेषेण पोलति -वि+-पुळू+क ] 


1. विशाल, विस्तृत, आयत, विस्तीर्ण, चौड़ा, प्रशस्त | 
- -विपुछं नितम्बदेशे --मालवि० ३।७, शिरसि तनु- | 


विपुलश्च मध्यदेशे--मृच्छ ० ३।२२, इसी प्रकार विपु- 
रूम्‌ पृष्ठम्‌, विपुलः कुक्षिः 2. बहुत, पुष्कल, पर्याप्त, 


1 
| 


| 
| 
। 


कि० १८।१४ 3. गहरा, अगाघ--महावी० १।२, 

रोमाञ्चित, पुलकित शि० १६।३, (यहाँ प्रथम 

अर्थे भी घटता है, --लः 1. मेरु पर्वत 2. हिमालय 

पर्वत 3. संमाननीय पुरुष । सम०--छाय (वि०) 

छायादार, छायामय,--जघना विशाल कूल्हों वाली 

७ यु मति (वि०) मनीषी, प्रज्ञावान्‌,--रसः गन्ना, 
। 

विषुला [ विपुल -टाप्‌ ] पृथ्वी । 

बिपूयः [ वि+पू-क्यप्‌ ] 'भूंज' नामक घास । 

विप्रः [ वप्‌--रन्‌ पुषो० अत इत्वम्‌ | 1. ब्राह्मण, उद्ध- 
रण, दे० 'ब्राह्मण' के अन्तर्गत 2. मुनि, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
3. पीपल का पेड़ । सम० - ऋषिः--ब्रह्मपि दे०, 
~ काष्ठम्‌ रूई का पौधा,- प्रियः पलाश का वृक्ष, 
ढाक,-- समागम्‌ ब्राह्मणों का जमाव या घर्मपरिषद्‌, 
स्वम्‌ ब्राह्मणों की संपत्ति । 

विप्रकर्षः [ वि~-प्र+- कृष्‌ घडा, ] दूरी, फासला । 

बिप्रकारः | वि--प्र+-क-+ घडा, ] 1. अपमान, कटु व्यव- 
हार, दुर्वचन, तिरस्कारयुक्त व्यवहार--कि० ३1५५ 
2. क्षति, अपराध 3. दुष्टता 4. विरोध, प्रतिक्रिया 
5. प्रतिहिसां । 

विप्रकीर्ण (वि०) [ वि--प्र+क#-+-क्त ] 1. इधर उघर 
फेलाया हुआ, तितर बितर किया हुआ, बिखेरा हुआ 
2. ढीला, (बाल आदि) बिखरे हुए 3. प्रसारित, 
बिछाया हुआ 4. चौड़ा, विस्तृत । 

विप्रकृत (मू० क० कृ०) [वि--प्रस-कृ--क्‍्त] 1. आहत, 
जिसे ठेस पहुंचाई गई है, घायल 2. अपमानित, जिसे 
गाली दी गई है, जिसके साथ कटुव्यवहार किया गया 
हे 3. जिससे विरोध किया गया है 4. प्रतिहिसित, 
जिससे बदला ले लिया गया हे (दे० विप्र पूर्वक कृ) । 

विप्रकृतिः (स्त्री०) 1. क्षति, आघात 2. अपमान, अपशब्द, 
कटुव्यवहार 3. प्रतिहिसा, बदला । 

विप्रकृष्ट (भू० क० कृ०) [ वि+प्र-+क्ृष्‌ +-क्त ] 
1. खींच दिया गया, हटाया हुआ 2. फासले पर, 
दूर का, दूरवर्ती 3. सुदीर्ध, लम्बा किया गया, 
विस्तारित । 

विप्रकृष्टक (वि०) | विप्रकृष्ट+-कन्‌ ] दूरवर्ती, फासले 
पर । 

विप्रतिकारः [ वि+प्रति+कृ- घडा, ] 1. प्रतिक्रिया, 
विरोध, वचनविरोध 2. प्रतिहिसा । 

विप्रतिपत्तिः (स्त्री?) | वि--प्रति--पद्‌--क्तिन्‌ ] 
1. पारस्परिक असंगति, प्रतियोगिता, संघष, झगडा, 
विरोध (मतों का या हितों का) 2. असहमति, 
आपत्ति 3. हेरानी, घबड़ाहट 4. पारस्परिक सम्बन्ध 
परिचय, जानपहचान । 


' विप्रतिपन्न (भू? क० कृ०) | वि-+-प्रति+-पद्‌ु-+क्‍्त ] 


( ९४३ ) 


1. परस्परविरुद्ध, विरोधी, असंहमत 2. घबड़ाया ! 
हुआ, व्याकुल, हेरान 3. मुकाबले का, विवादग्रस्त 
4. परस्परसयुक्त या सम्बद्ध । 

विप्रतिषेधः { वि -प्रति--सिध्‌--घव्य्‌ | 1. नियन्त्रण 
में रखना, वश में रखना 2. समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
दो बातों का विरोध, दो समान हितों का संघर्ष 
--हरिविभ्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षणः शि० २1६, 
(तुल्यबलविरोधो विप्रतिषेध:-- मल्लि०) 3. (व्या० 
में) दो नियमों का (जिनसे दो भिन्न नियमों के 
अनुसार व्याकरण की दो भिन्न प्रक्रियाएं सम्भव हों) 
संघर्ष, समानरूप से महत्त्वपूर्ण दो नियमों की टक्कर 
--विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ - पा० १४२, इस पर दे० 
काशिका या महाभाष्य) 4. रोक, वर्जन । 

विप्रति (ती) सारः | वि+-प्रति+सूृ+घ्म, पक्षे दीर्धः ] 
1. पछतावा, -शि० १०।२० 2. क्रोध, रोष, गुस्सा 
3. दुष्टता, अनिष्ट । 


विप्रदुष्ट (भू० क० कृ०) [ वि--प्र+दुष्‌-+-क्त ] 
1. दूषित, विकृत, मलिन 2. भ्रष्टं । 
विप्रनष्ट (भू० क० कृ०) [ वि--प्रस-नशूसक्त ] 


1. खोया हुआ, लुप्त 2. व्यर्थ, निरर्थंक । 

विप्रमुक्त (भू० क०कृ०) [ वि-प्र+मुच्‌-+-क्त ] 
1. स्वतन्त्र छोड़ा हुआ, आजाद किया हुआ, खुला 
छोड़ा हुआ 2. गोली का निशाना बनाया गया, 
बन्दूक से दागा गया 3. छुटकारा पाया हुआ । । 

विप्रयुक्त (भू० क० कऽ) [वि-+प्र+युज्‌+क्त ] | 
1, पृथक्‌ किया हुआ, वियुक्त, विच्छिन्न 2. अलग 
हुआ, अनुपस्थित - मेघ० २ 3. मुक्त किया हुआ, 
रिहा किया हुआ 4. वञ्चित, विरहित, बिना 
(समास मे) । 

विप्रयोगः [ वि--प्र +युज -- घडा, ] 1. अनैक्य, पार्थक्य, 
वियोग, अलगाव, जैसा क्रि प्रिय” में 2 विशेषकर 
प्रेमियों का बिछोह--मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता 
विप्रयोगः मेघ० ११५, १०, रघु० १३1२६, १४1६६ 
3. कलह, असहमति । 

बिप्रलब्ध (भू० क० कृ०) [ वि+प्र+लभ्-+क्त ] 
1. धोखा दिया गया, ठगा गया 2. निराश किया 
गया 3. चोट पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त,--ब्घा वह 
स्त्री जो अपने प्रियतम को नियत स्थान पर न पाकर 
निराश हो गई हो (काव्यग्रन्थों में वर्णित एक 
नायिका) --सा० द० ११८ पर दी गई परिभाषा -- 
प्रियः कृत्वापि संकेत यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलब्धेति सा जेया नितान्तमवमानिता ॥ 

विप्रलम्भः [ वि+प्र+-लम्भ्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. धोखा, छल, 
चालाकी--कि० ११।२७ 2. विशेषकर मिथ्या उक्तियों 
या झूठी प्रतिज्ञाओं से छलना 3. कलह, असहमति 


4. अनेक्य, पार्थकय, अलगाव 5. प्रेमियों का बिछोह 
- शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्भपरिशंकिनो 
वचः रघु० १९।१८, वेणी० २1१२ 6. (अलं० में) 
विप्रलम्भ श्वंगार (इसमें नायक नायिका के विरह- 
जन्य सन्ताप आदि का वर्णन किया जाता हैँ) श्वंगार 
के दो मुख्य भेदों में से एक, (विप० संभोग) --अपरः 
(विप्रलम्भः) अभिलाष विरहे्ष्या प्रवासशापहेतुक 
इति पंचविघः--काव्य० ४, यूनोरयुक्तयोर्भावो 
युक्तयोर्वाथवा मिथः । अभीष्टालि ङ्गतादीनामनवाप्तौ 
प्रहृष्यते । विप्रलम्भः स विज्ञेयः --उज्ज्वलनीलमणिः, 
तु सा० द० २१२, तथा आगे । 

विप्रलापः [वि--प्र--लप्‌--घव्य_ ] 1. व्यर्थं या निरर्थक 
बात, बकवास, अनाप-शनाप, निस्सार 2. पारस्परिक 
वचनविरोध, विरोधी उक्तियाँ 3. झगड़ा, तू-तू मैं-मैं 
4. अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना, वचन पूरा न करना । 

विप्रलयः [विशेषेण प्रलयः - प्राश स०] पूर्ण विनाश या 
विघटन, सर्वनाश, विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूय- 
सामपि, ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः 
--उत्तर० ६।६। 

विप्रलुप्त (भू० क० कृ०) [वि+-प्र+लुप्‌ +क्त] 1. अप- 
हृत, छीना हुआ2. बावायुक्त, हस्तक्षेप किया गया । 


बिप्र,लोभिन्‌ (पुं०) [वि--लूभ्‌ +णिच्‌+-णिनि] दो वृक्षों 


के नाम, अशोक और किकिरात । 

विप्रवासः [वि +-प्र+-वस्‌ +-घञ्ञ्‌] परदेश में रहना, विदेश 
में निवास करना (अपनी जन्मभूमि से दूर रहना) । 

विप्रश्निका [विशेषेण प्रश्नों यस्थाः वि-+-प्रश्त-+-कप्‌ 
नन्टापू, इत्वम्‌] स्त्री ज्योतिषी, जो भाग्य की बातें 
बतलाय । 

विप्रहीण (वि०) [वि+-प्र+ हा ‡-क] वञ्चित, विरहित । 

विप्रिय (वि०) [वि+प्री {-क, इङ्‌] अरुचकर, जो 
पसन्द न हो, जो सुखद नहो, जो स्वादिष्ट न हो, 

यम्‌ अपराध, अनिष्ट, अरुचिकर कार्य - मनसापि 

न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव कि जहासि माम्‌ -रघु ० 
८।५२, कु० ४७, कि० ९1३९, शि० १५1११ । 

विप्रुष्‌ (स्त्री) [वि+्रुष्‌+-क्ग्विप्‌] 1. (पानी या किसी 
अन्य द्रव की) बूंद संतापं नवजलवित्रुषो गृहीत्वा 
->शि० ८४०, स्वेदविश्रृषः - २।१८ 2. चिह्न, 
बिन्दु, घब्बा । 

विप्रोषित (भू० क० $०) [वि--प्र+-वस्‌ +क्त] 1. पर- 
देश में रहना, जन्मभूमि से दूर होता, अनुपस्थित 
2. निर्वासित, देशनिकालाप्राप्त रघु० १२।११। 
सम० भर्तृका वह स्त्री जिसका पति परदेश गया 
आहे। 

दल [वि+प्लु +अप्‌] 1. बहना, इधर-उधर टहलना, 
विभिन्न दिशाओं में बहना 2. विरोध, वेपरीत्य, 


( ९४४ ) 


3. हेरानी, व्याकुलता 4. हुल्लड, हंगामा, हल्ला-गुल्ला 
मालवि० १ 5. निर्जवीकरण, वह संग्राम जिसमें 
लूटपाट खूब हो, शत्रु से भय 6. बलात्‌ लूटपाट 
7. हानि, विनाश--सत्त्वविप्लवात्‌ -रघु० ८४१ 
8. आपदा, आपत्काल अथवा मम भाग्यविप्लवात्‌ 
ला रघु० ८४७ 9. दर्पण पर जमी हुई घूल या जंग 
--अपवर्जितविप्लवे शुचौ “मतिरादर्श इवाभिदृव्यते 
--कि० २३२६, (यहाँ 'विप्लव' का “प्रमाणबाध' 
अर्थात्‌ तर्काभाव भी है) 10. अतिक्रगण, उल्लंघन-- कि० 
१११३ 11. अनिष्ट, संकट 12. पाप दुष्टता, पापमयता । 

विप्लावः [वि+प्लू+घज्म_] 1. जलप्लावन, बाढ़ 2. उप- 
द्रव 3. घोड़े को सरपट दौड़ । 

विष्लुत (भू० क० कृ०) [वि+प्लु-क्त| 1. जो इधर 
उघर बह गया हो 2. ड्वा हुआ, निमग्न, बाढग्रस्त, 
किनारों से बाहर होकर बहा हुआ 3. हैरान, परेशान 
4. विध्वस्त, उजाड़ा, हुआ 5. लुप्त. ओझल 6. अप- 
मानित, अनादृत 7. बर्वाद 8. तिरोहित, विरूपित 
9. दुश्चरित्र, लम्पट, दुराचारी, लुच्चा 10. विपरीत, 
उल्टा 11. मिथ्या, झूठा उत्तर» ४1१८ । 

दिप्लुष्‌ दे० 'वित्रुष्‌' । 

विफल (वि०) [विगत फलं यस्य--प्रा० ब०] 1. फल- 
रहित, अनुपयोगी, व्यर्थ, प्रभावशून्य, अलाभकर--मम 
बिफळमेतदनुरूपमपि यौवनं गीत० ७, जगता वा 
विफलेन कि फलम्‌ रस०, शि० ९।६, कु० ७1६६, 
मेघ० ६८ 2. बेकार, निरर्थक । 

बिबंध: [वि~ बन्ध्‌ + घव्न_ | 1. कोष्ठ बद्धता 2. रुकावट । 

विदाधा [विशिष्टा वाधा-प्रा० स०] पीडा, वेदना, संताप, 
मानसिक कष्ट । 

विबुद्ध (भू० क० कृ०] [वि +-वुध्‌ +क्त]. 1. उठाया हुआ, 
जगाया हुआ, जायरूक--श० २ 2. फुलाया हुआ, 
मंजरीयुक्त, पूरा खिला हुआ 3. चतुर, कुशल । 

विबुध: [विशेषेण बुध्यते =बुथ्‌ ‡-क] 1. बुद्धिमान्‌ या 
निद्वान्‌ पुरुष, ऋषि, मुनि -सख्य साप्तपदीनं भो 
इत्याहुबिबुधा जनाः - पंच० २।४३ 2. सुर, देवता, - - 
अभून्नुपो बिबुधसखः परंतपः भट्टि १।१, गोप्तारं 
न मिघीनां महयन्ति महेश्वर विबुधाः सुभा० 


3. चाँद । सम०-- अधिपतिः, इन्द्रः; ईइवरः इन्द्र 
का विशेषण,---द्विष, शत्रुः राक्षस --विक्रम १।३। 

बिबुधानः [वि-बुघ्‌+-झानच्‌| 1. विद्वान्‌ पुरुष 
2. अध्यापक । 


विबोधः [विवुध्‌ घडा] 1. जागरण, जागते रहना 
2. प्रत्यक्षज्ञान, खोजना 3. बुद्धि, प्रतिभा 4. जाग 
जाना, सचेत होता, अल» में ३३ या ३४ व्वभिचारी 
भावों में से एक,-- निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो 
विबोघः--रस० । 


विव्वोक दे० 'बिब्बोक' । 
विभक्त (भू० क० कृ०) [वि य-भज्‌ +क्त] 1. बांटा हुआ, 
विभाजित की हुई संपत्ति आदि) 2. बंटा हुआ, स्वार्थ 
की दृष्टि से अलग अलग किया हुआ, 'विभक्ता भ्रातरः” 
में 3. जुदा किया हुआ, अलग किया हुआ, भिन्न 
किया हुआ,-शि० १।३ 4. विभिन्न, विविध 5. सेवा- 
निवृत्त, एकान्तवासी 6. नियमित, सममित 7. विभू- 
षित (दे० वि पूर्वक भज्‌ ),--क्तः कार्तिकेय । 
विभक्तिः (स्त्री!) [विञ-भज्‌+क्तिन्‌| 1. बांटना, 
प्रभाग, विभाजन, बंटवारा 2. पार्थक्य, स्वार्थ में अल- 
गाव 3. हिस्सा, दायभाग 4. (व्या० में) संज्ञा शब्दों 
के साथ लगा कारक या कारक चिह्न । 
विभंगः [वि त-भंज्‌ + घञ्‌] 1. टूटना, अस्थिभंग 2. ठह- 
राना, अवरोध, पड़ाव भग० २।२६ 3. झुकना, 
(भौंहो आदि का) सिकोड़ना भ्रूविभंगकुटिलं च 
वीक्षितं-रघु० १९1१७ 4. शिकन, झुर्री 5. पग, सीढ़ी 
--रघु० ६1३ 6. फूट पड़ना, प्रकटीकरण--विविघ- 
विकार विभंगम्‌-- गीत० ११। 
विभवः [वि+-भू +अच्‌] 1. दौलत, घन, सम्पत्ति--अतनुष्‌ 
विभवेषु ज्ञातथः सन्तु नाम -श० ५८, रघु० ८1६९ 
2. ताकत, शक्ति, पराक्रम, बड़प्पन एतावान्मम 
मतिविभवः- विक्रम ०२, वाग्विभवः मा० १।२०, 
रघु० १।९, कि० ५२१ 3. उन्नत अवस्था, पद, 
प्रतिष्ठा 4. महत्ता 3. मोक्ष, मुक्ति । 
विभा [विन भा--क्विप्‌] 1. प्रकाश, आभा 2. प्रकाश, 
किरण 3. सौन्दर्य । सम० -करः सूर्य,-बत बत लस- 
त्तेज:पुंजो विभाति करः-काव्य० १० 2. मदार 
का पौधा 3. चन्द्रमा, वसुः 1. सूर्य 2. अग्नि - रचयि- 
ष्यामि तनुं विभावसौ--कु० ४३४, रघु० ३।३७, 
१०।८३, भग० ७।९ 3. चन्द्रमा +. एक प्रकार का हार। 
विभागः [वि+-भज्‌ -ं-घङा | 1. प्रभाग, विभाजन, अंश 
(दायभाग आदि का)--समस्तत्र विभागः स्यात्‌ 
--मनु० ९।१२०, २१०, याज्ञ० २।११४ 2. दाय- 
भाग 3. भाग या हिस्सा 4. बांटना, अलग-अलग 
करना, पार्थक्य (न्या० में यह एक गुण माना जाता 
है)-कु० २४, भग० ३।२९ 5. अंश 6. अनुभाग । 
सम०-कल्पना हिस्सों का नियत करना-याज्ञ० २।१४९, 
धर्मः दायभाग की विधि, बंटवारे का कानून,-पत्रिका 
विभाजन की दस्तावेज,--भाज्‌ (पुं०) पहले से बंटी 
हुई सम्पत्ति का हिस्सेदार याज्ञ० १1१२२ । 
विभाजनम्‌ [ वि+भज्‌ +णिच्‌+्युद्‌ | बंटवारा, वित- 
रण करना । Pe 
विभाज्य (वि०) [ विञ-भज्‌--ष्यत्‌ | 1. अंशों में 
विभक्त किये जाने के योग्य, बांटे जाने के योग्य 
2. विभाजनीय । 


पः 


( ९४५ ) 


विभातम्‌ [ वि -भा !-क्त | प्रभात, पौ फटना । 
विभावः | वि+भू-घव्नू | मनया शरीर को किसी 
विशेष स्थिति में विकसित करने वाली दशा, रस- 


भाव की उद्बोधक स्थिति, तीन मुख्य भावों में से एक 


(दूसरे दो हैँ--अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव) रत्या- 


द्युद्बयोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययो:--सा० द० ¦ 


६१, (इसके मुख्य अवान्तर भेद हेँ-,-आलंबन और 
उद्दीपक--दे० आलंबन) 2. मित्र, परिचित । 

विभावनम्‌, ना [ वि+-भू--णिच्‌+ल्युट्‌, ] 1. स्पष्ट 
प्रत्यक्षज्ञान, या निश्चय, विवेक, निर्णय 2. विचार 
विमर्श, गवेषण, परीक्षा 3. प्रत्यय, कल्पना, ना 
आलं में) एक अलंकार जिसमें बिना कारण के कार्यो 
का होना वर्णित होता है--क्रियाया: प्रतिषेधेऽपि 
फळव्यक्तिविभावना-काव्य० १०। 

विभावरी [वि+-भा+-वनिप्‌ +-ङीप्‌, र आदेशः] 1. रात- 
अपर्वणि ग्रहकलुषेंदुमंडला विभावरी कथय कथं भवि- 
ष्यति--मालवि० ४।१५, ५।७, कु० ५।४४ 2. हल्दी 
3. कुटती 4. वेश्या 5. वामाचारिणी स्त्री 6. मुखरा 
स्त्री, बातूनी । 

विभावित (भू० क० कृ०) [ वि-भू+-णिच्‌+क्त ] 
1. प्रकटीकृत, स्पष्ट रूप से दर्शनीय किया हुआ 2. 
ज्ञात, जाना हुआ, निश्चित किया हुआ 3. देखा हुआ, 
सोचा हुआ +. निर्णीत, विवेचन किया हुआ ६ अनु- 
मित, संकेतित 6. सिद्ध, सवंसम्मत। सम०- एकदेश 
(वि०) 'जिसके साथ एक भाग का पता:लगाया गया” 
अर्थात्‌ जो (विवादास्पद विषय के) एक भाग के 
संबंध में अपराधी पाया गया- विभावितैकदेशेन देयं 
यदभियुज्यते विक्रम० ४।१७। 

विभाषा | वि-{-भाष्‌+-अ+-टाप्‌ ] 
विकल्प 2. नियम की वैकल्पिकता । 

विभासा [ विञ-भास्‌+-अ¬-टाप्‌ ] प्रकाश, कान्ति, 
आभा । 

विभिन्न (भू? क० कृ०) | वि+भिद्‌+-क्त ] 1. तोड़ा 
हुआ, विभक्त किया हुआ, खण्ड खण्ड किया हुआ 
बींधा हुआ, घायल 3. दूर हटाया हुआ, भगाया हुआ, 
तितर बितर किमा 4. हैरान, परेशान, व्याकुल, 


1. ईप्सित वस्तु, 


5. इधर उधर डोला हुआ 6. निराश किया हुआ | 
7. विविध, नानाप्रकार के 8. मिश्रित, मिलाया हुआ, ' 


चितक्रवरा, रंगविरंगा--विभिन्नवर्णा 


गरुडाग्रजेन 


सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरत्या- शि० ४१४, (दे० | 


वि पूर्वक भिद्‌) जः शिव का नाम । 
बिभीतः, तम्‌, विभोतकः, कम्‌, । | विशेषेण 
विभीतको विभीता 
तक--डीपू, विभीत+-टापू-] एक वृक्ष का नाम, 
बहेड़ा, (त्रिफरा में से एक) बहेड़े का पेड़ । 
११९ 


भीतः, 


विभीत +-कन्‌, विभी- 
। बि्रमः [वि श्रम्‌--घञ्ञ्‌] 


विभोषक (वि०) | विशेषेण भीषयते-- वि-|-भी+णिः 
न ण्वुल षुक्‌ आगमः ] डरावना, त्रास या भय दे 
वाला । 

विभोषिका [ वि--भी-+-णिच्‌ - ण्वुल्‌ + टाप्‌, षुकागम 
इत्वं च ] 1. त्रास 2. डराने के साधन, होव 
(चिडियो को डराने के लिए फूस का पुतला, जु जू 
-यदि ते संति संत्वेव केयमन्या विभीषिका--उत्तर' 
४1२९ | 

विभु (बि०) (स्त्री०-भु,म्बी) [ विञ-भू+-ङ्‌ | 1 
ताकतवर, शक्तिशाली 2. प्रमुख, सर्वोपरि 3. योग्य 
समर्थ (तुमुन्नंत के साथ) -- (घनुः) पूरयितुं भवंरि 
विभवः शिखरमणिरुचः-कि० ५।४३ 4. आत्मसंयमी 
घीर, जितेन्द्रिय--कमपरमवशं न विप्रकुय्‌ँविभ्‌ 
मपि तं यदमी स्पृशंति भावाः--कु० ६।९५ : 
(न्या० में) नित्य०, सर्वव्यापक, सर्वगत,-- बुः 1 
अन्तरिक्ष 2. आकाश 3. काल 4. आत्मा 5. स्वामी 
शासक, प्रभु, राजा 6. सर्वोपरि शासक- भग 
५।१४, १०।१२ 7. सेवक 8. ब्रह्मा 9. शिव--कु. 
७1३१ 10 विष्णु । 

विभुग्न (वि०) [वि+- भुज्‌ +-क्त] वक्र, झुका हुआ, टेढ़ा 
कुटिल । 

विभूतिः (स्त्री) [विभू ¬-क्तिन्‌] 1. ताकत, शक्ति 
बड्प्पन- शि० १४।५, कु० २।६१ 2. समृद्धि, कल्या 
3. प्रतिष्ठा, उच्च पद 4. घन, प्राचूर्य, महिमा 
कान्ति अहो राजाधिराजमंत्रिणो विभूतिः मुद्राः 
३, रघु ८३६ 5. दौलत, घन--रघु० ४।१९ 
६।७६, १७।४३ 6. अतिमानव शक्ति (इसमें आर 
शक्तियां सम्मिलित हैं अणिमन्‌, लघिमन्‌, प्राप्ति 
प्राकाम्यम्‌, महिमन्‌, ईशिता, वशिता और कामा- 
वसायिता)--कु० २।११ 7. कंडों को राख । . 

विभूषणम्‌ [वि -] भूष्‌ ~-ल्युट्‌] अलंकार, सजावट,-विशेषतः 
सर्वेविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ - भतुँ० 
२।७, रघु० १६।८० | 

विभूषा [वि + मूष्‌+- अ~-टाप्‌] अलंकार, सजावट, सपेदे 
श्रमसलिलोद्गमो विभूषा--कि० ७।५, रघु० ४५४ 
2. प्रकाश, कान्ति 3. सौंदयं, आभा । 

विभूषित (भू० क० कृ०) [वि+-मूष्‌+-णिच्‌ञ- क्त] 
अलंकृत, सुशोभित, सुभूषित । 

विभृत (भू० क० कु०) [वि+भू+कक्‍त) संभाला गया, 
सहारा दिया गया, संघारित या संपोषित । 

विश्वंशः [वि-- भ्रंश -घव्य ] 1. गिरना, टूट पड़ना 2. 
ह्लास, क्षय, बर्वादी 3. चट्टान । 

बिश्रेशित (भू० क० कृ०) [वि~ भ्रंशू--क्त] 1. बहकाया 
गया, फुसलाया गया 2. वंचित, विरहित । 

1. इधर उधर टहलना 


( ९४६ )- 


घूमना 2. भ्रमण, फेरा, इधर उधर लुढ़कना 3. त्रुटि, 
भूल, गलती 4. उतावली, अव्यवस्था, हडबडी, गड़बड़ी 
विशेषतः प्रेम के कारण उत्पन्न मन की अस्थिरता 
'चित्तवृत्त्मनवस्थानं श्युङ्गाराद्विश्जमो भवेत्‌ 5. 
(अतः) हड़बढ़ी के कारण अलंकारादिक का उलटा- 
सीधा पहुनना - विम्रमस्त्वरयाञ्काले भूषास्थान 
विपयंयः, दे० कु० १।४ तदुपरि मल्लि० 6. रंगरेलियाँ, 
कामकेलि, आमोद-प्रमोद मा० १२६, ९३८ 7. 
सौन्दयं, लालित्य, लावण्य--मैं० १५1२५, उत्तर० 
१1२०, ३४, ६४, शि० ६४६, ७1१५, १६६४ 
8. सन्देह, आशंका 9. सनक, वहम । 
विश्वमा [वि श्रम्‌ +-अच्‌ + टाप्‌] बुढ़ापा । 
विभ्रष्ट (भू. क० कृ०) [विञ-भ्रंश्‌+-क्त] 1. गिरा 
हुआ, पड़ा हुआ, अलग किया हुआ 2. क्षीण, लुप्त, 
पतित, बर्बाद 3. ओझल, अन्तहित । 


विश्वाज्‌ (वि०) [वि+ राज्‌-क्विप्‌] चमकीला, दीप्ति- 
मान्‌, प्रकाशमान । 

विश्वांत (भू० क० कृ०) [वि--अम्‌-+-क्त] 1. चक्कर 
खाया हुआ 2. विक्षुब्ध, व्याकुल, अव्यवस्थित, हड़- 
बड़ाया हुआ 3. श्रम में पड़ा हुआ, भूल करने वाला। 
सम० - नयन (वि०) विलोलदृच्टि, चंचल आंखों 
वाला,.--शील (वि०) 1. जिसका चित्त अव्यवस्थित 
हो 2. नशे में चूर, मतवाला, -लः 1. बन्दर 2. सूर्य- 
मंडल या चन्द्रमंडल । 

विभान्तिः (स्त्री०) [वि-+-भ्रम्‌+-क्तिन्‌] 1. चक्कर, फेरा 
2. हड़बड़ी, त्रुटि, गड़बड़ी 3. उतावली, जल्दबाजी । 

बिमत (भू० क० कृ०) [वि--मन्‌--क्त] 1. असहमत, 
असम्मत, भिन्न मत रखने वाला 2. विषम, असंगत 
3. अनादृत, अपमानित, उपेक्षित, - त: शत्रु । 


विमति (वि०) [विरुद्धा विगता वा मतिर्यस्य - प्रा० ब०] 
मूर्ख, प्रज्ञाशून्य, मूढ, तिः (स्त्री०) 1. असम्मति, 
असहमति, मतविभिन्नता 2. अरुचि 3. जड़ता । 

विमत्सरम्‌ (वि०) [विगतः मत्सरो यस्य--प्रा० ब०] 
ईर्ष्या से मुक्त, ईर्यारहित -भग० ४।२२। 

विमद (वि०) [विगतः मदो यस्य -- प्रा० ब०] 1. नशे से 
मुक्त 2. हषंशून्य, ईर्ष्याल । 

विमनस्‌, विमनस्क (वि०) [विरुद्धं मनो यस्य, पक्षे कपू, 
प्रा० ब०] 1. उदास, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, 
म्लान -- उत्तर० १।७ 2. अनमना 3. हैरान, परेशान 
4. अप्रसन्न 5. जिसका मन या भावना बदली हुई हो । 

बिमन्यु (वि०) [विगतः मन्युर्यस्य प्रा० ब०] 1. क्रोध से 
मुक्त 2. शोक से मुक्त । 

विमयः [वि--भी--अच्‌] विनिमय, अदला-बदली । 

बिमर्दः [वि--मृद्‌--घऊ[] 1. चूरा करना, कुचलना, 
चकना चूर करना 2. मसलना, रगड़ना--विमर्द- | 


सुरभिर्वेकुलावलिका खल्वहम्‌ -मालबि० ३, रघु० 
५।६५ 3. स्पर्श 4. उबटन आदि शरीर पर मलना 
5. संग्राम, युद्ध, लड़ाई, भिडन्त विमर्दक्षमां भूमि- 
मवतरावः-उत्तर० ५ 6. . विनाश, उजाड, रघुः 
६1६२ 7. सूर्यं और चन्द्रमा का मेल 8. ग्रहण । 

विमर्दकः | वि--मृद्‌+-ण्वुळ्‌] 1. पीसने वाला, चूरा करने 
वाला, चकनाचूर करने वाला 2. गन्ध द्रच्यों की 
पिसाई 3. ग्रहण 4. सूर्यं और चन्द्र का मेल । 

बिम्दनम्‌,--ना [वि+मृद्‌+ल्युट] 1. चूरा करना, 
कुचलना, रोंदना 2. आपस में मसलना, रगड़ना 
3. विनाश, हत्या 4. गंघ द्रव्यो की पिसाई 5. ग्रहण । 

विमर्शः [वि+-मृश्‌{-घञ््‌] 1. विचार विनिमय, सोच 
विचार, परीक्षण, चर्चा 2. तर्कना 3. विपरीत निर्णय 
4. संकोच, संदेह 3. पिछले शुभाशुभ कर्मों की मन के 
ऊपर बनी छाप, दे० वासना ! 

विमर्षः [वि-|-मृष्‌+-घज्य 1. विचार, विचारविनिमय 
2. अधीरता, असहिष्णुता 3. असन्तोष, अप्रसन्नता 
4. (नाटकों में) नाटकीय कथा वस्तु की सफल प्रगति 
में परिंवतेन; किसी प्रेमाख्यान के सफल प्रक्रम में 
किसी अदृष्ट दुर्घटना के कारण परिवर्तन, सा० द० 
३३६ पर इसकी परिभाषा यह है-यत्र मुख्यफलोपाय 
उद्धिन्नो गर्भतोऽघिकः, शापाद्यैः सांतरायदच स विमर्ष 
इति स्मृतः दे० मुद्रा» ४३, (इन सब अर्थो के 
लिए बहुधा विमर्श लिखा जाता है) । 

विमल .वि०) [विगतो मलो यस्मात्‌ प्रा० ब०] 1. पवित्र, 
निर्मल, मलरहित, स्वच्छ (आल० से भी) 2. साफ, 
शुभ्र, स्फटिक जैसा, पारदर्शी (जैसे जल) विमलं 
जलम्‌ 3. श्वेत; उज्ज्वल,--लम्‌ 1. चांदी की कलई 
2. तालक सेलखड़ी । सम० - दानन्‌ देवता के लिए 
चढ़ावा,- मणिः स्फटिक । 

विमांसः, - सम्‌ [विरुद्धं मांसम्‌ --प्रा० स०] अस्वच्छ मांस 
(जसे कुत्तों का) । 

बिमग्तु (स्त्रीश) [विरुद्धा माता--प्रा० स०] सौतेलो माँ । 
सम०- जः सोतेली माँ का बेटा । 

विमानः, नम्‌ [वि-मन्‌+- घञ्ञ्‌, वि+-मा¬-युल्ट्‌ वा] 
1. अनादर, अपमान 2. माप 3. गुब्बारा, व्योमयान 
(आकाश में घूमने वाला) पदं विमानेन विगाह 
मानः - रघु० १३।१, ७।५१, १२।१०४, कु० २1४५, 
७1४०, विक्रम० ४।४३, कि० ७।११ 4. यान, 
सवारी रघु० १६1६८ 5. कमरा, शानदार कमरा या 
सभाभवन-रघु० १७।९ 6. (सात मंजिलों का) महल 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी:-- मेघ० 
६९ 7. धोड़ा। सम०--चारिन्‌, यान (वि०) 
गुब्बारे में बेंठ कर घूमने वाला, - राजः 1. श्रेष्ठ 
व्योमयान-- उत्तर० ३ 2. व्योमयान का संचालक । 


( ९४७ ) 


विमानना [वि--मन्‌+णिच्‌ --युच्‌|-टाप्‌]| अनादर, 
निरादर, अपमान, प्रतिष्ठा भंग विमानना सुश्रु कुतः 
पितृर्गहू कु० ५४३, अभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ 
-+रघु० ८।८ । 

विमानित (भू० क० कृ०) 

` अनादृत, निरादृत । 

विमार्गः [विरुद्धो मार्गः---प्रा० स०] 1. खराब सड़क 
2. कुपथ, दुराचरण, अनेतिकता 3. झाडू । सम० 

- या असती स्त्री विमागंगायाशच रुचि: स्वकांते 

--भामि० १।१२५, - गामिन्‌, - प्रस्थित ( वि० ) 
असदाचारी--श० ५१८ । 

विसागंणम्‌ [वि- मार्ग +ल्युट्‌] ढूंढना, खोजना, तलाश 
करना! 

विश्वित, विमिश्रित (वि०) [वि-- मिश्रू--अच्‌, कत वा] मिला 
हुआ, सम्पृक्त, गड्डमड्ड किया हुआ (करण० के साथ 
या समास में)-पुंभिविमिश्चा नायंश्च-महा०, दंपत्योरिह 
को न को न तमसि व्रीडाविमिश्रो रसः - गीत० ५ । 

विमुक्त (भू० क० कृ०) [विञ-मृच्‌--क्त] 1. आजाद 
किया हुआ, रिहा किया हुआ, स्वतन्त्र किया हुआ, 
2. परित्यक्त, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, पीछे रहा 
हुआ 3. स्वतंत्र 4. जोर से फेंका गया, (बन्दूक से) 
दाया गया 5. अभिव्यक्त । सम० कंठ (वि०) 
क्रन्दन करने वाला, फूट फूट कर रोने वाला । 

बिभुक्तिः (स्त्री) [वि--मूच्‌ + क्तिन्‌] 1. रिहाई, छुट- 
कारा 2. वियोग 3. मोक्ष, उद्धार । 

विमुख (वि०) (स्त्री०-खी) [विरुद्धमननुकूलं मुखं यस्य 
प्रा० ब०] 1. मुंह मोड़े हुए 2. पराङमुख, अनिच्छुक, 
विरुद्ध -न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते 
मित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चे: - मेघ० 
१७,२७, (रधूणां) मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति - रघु० 
१६1८, १९1४७ 3. शत्रु-हि० १।१३० 4. रहित, 
शून्य (समास में) करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां 
बद किन मे हृतम्‌ रघु० ८।६७। 

विमुग्ध (वि०) [वि--मृह +-क्त] अव्यवस्थित घबराया 
हुआ, व्याकुळ । 

बिमुद्र (वि०) [बियता मुद्रा यस्य --प्रा० ब०] 1. बिना 
मोहर लगा 2. खुला हुआ, मुकुलित, खिला हुआ । 

बिमूढ (भू० क० कृ०) [वि--मुह +क्त] 1. घबराया 
हुआ, व्याकुल 2. बहकाया हुआ, लुभाया हुआ, फुस- 
राया हुआ 3. जड़ । 

बिमुष्ट (भ० क० कु०) [वि-+-मृज्‌ +-क्त| 1. मला हुआ, 
पोंछा गया, साफ किया गया 2. सोचा हुआ, विचार 
किया हुआ, चिन्तन किया हुआ । 

बिमोक्षः [वि +मोक्ष्‌+घञ्ञ्‌] 1. रिहाई, मुक्ति, छुटकारा 
2. गोली दागना, निशाना लगाना 3. मुक्ति । 


[विञ-मन्‌--णिच्‌ +क्त] 


| विमोक्षणम्‌,-णा [वि~ मोक्ष्‌ +ल्युट्‌] 1. छुटकारा, रिहाई 
| मुक्त करना 2. गोली दागना 3. त्यागना, छोड़ना, 
परित्यक्त करना 4. (अण्डे) देना । 
विमोचनम्‌ [वि+- मुच्‌ +-ल्युट्‌] 1. खोल देना, जूआ हटा 
लेना 2. रिहाई, स्वतन्त्रता 3. छुटकारा, मोक्ष । 
बिसोहन (वि०) (स्त्री० - ना,-नी) [वि- मुह + णिच्‌ 
+ल्युट्‌] 1. रिझाना, प्रलोभन देना, आकृष्ट करना, 
“न, नम्‌ नरक का एक प्रभाग, नम्‌ फुसलाना, 
लुभाना, आकृष्ट करना । 
बिबः, - बम्‌ दे० 'बिम्ब' । 
विबकः दे० 'बिम्बक' ¦ 
| विबटः [बिबू--अट्‌--अच्‌, शक० 
पौधा । 
विबिका दे० 'बिबिका' । 
बिबा,-बी (स्त्री) [बिब्‌-- अच्‌--टापु, डीष्‌ वा] एक बेल 
का नाम । 
विबित दे० 'बिबित' । 
विबुः (पुं०) सुपारी का पेड़ । 
वियत्‌ (नपुं०) [वियच्छति न विरमति-- वि-यम्‌ 
+क्विप, म लोपः, तुकागम:| आकाश, अन्तरिक्ष, 
निरञ्नव्योम - पश्योदग्रप्लृतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोक- 
मुर्व्या प्रयाति - श० १।७, रघु० १३४०) सम० 
~ गंगा 1. स्वर्गीय गंगा 2. आकाशगंगा,--चारिन्‌ 
| (वियच्चारिन्‌) (पुं०) चील,--भूतिः (स्त्री०) 
| अंधकार, मणिः (वियन्मणिः) सूर्य । 
| बियतिः (पुं०) पक्षी । 
वियमः [वि--यम्‌-+-अप्‌] 1. प्रतिबंध, रोक, नियन्त्रण 
2. दुःख, पीड़ा, कष्ट 3. विराम, पड़ाव । 
वियात (वि०) [विरुद्धं निदां यात:--प्रा० स०] 1. घृष्ट 
2. साहसी, निर्लज्ज, ढीठ । 
वियाम दे० 'वियम' । 
| वियुक्त (भू० क० कृ०) [वि+-युज्‌+ क्त] 1. विच्छिन्न, 
पृथक्कृत, अलग किया हुआ 2. जुदा किया हुआ, परि- 
त्यक्त 3. मुक्त, वंचित (करण० के साथ या समास मे) । 
वियुत (भू० क० कृ०) [वि+-यु+-क्त] वियुक्त, विरहित, 
वञ्चित - विक्रम» ४1१८ | 
वियोगः [वि--युजू-|-घव_] 1. जुदाई, विच्छेद,--अयमेक- 
पदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुदुःसहो मे~विक्रम 
४1३, त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि समवस्था 
दृश्यते - श०४, संधत्ते भृशमरति हि सद्वियोगः - कि० 
५१४१, रघु १२।१०, शि० १२।६३ 2. अभाव, 
हानि 3. व्यवकलन । 
वियोगिन्‌ (वि०) [वियोग+-इनि] वियुक्त-(पुं०) चक्र- 
वाक । 
| बियोगिनी [वियोगिन्‌+-ङीष्‌] 1. अपने पति या प्रेमी से 


पररूपम्‌] राई का 


( ९४८ ) 


वियुक्त स्त्री-गुरुनिःश्वसितेः कविर्मनीषी निरणेषीदथ 
तां वियोगिनीति भामि० ४३५ 2. एक छन्द या 
वृत्त का नाम (दे० परि०१) । 

बियोजित (भू० क० कृ०) [विञ-युज्‌ +-णिच्‌+-क्त] 
1. अलगाया हुआ 2. जुदा किया हुआ, वञ्चित । 

दियोनिः,-नी [विविधा विरुद्धा वा योनिः प्रा० स०] 
1. नांना जन्म 2. पशुओं का गर्भाशय (मनु० १२।७७ 
पर कुल्लूळ) 3. हीन या कलंकपूर्ण जन्म । 

विरक्त (भू० क० कृ०) [वि--रंज--क्‍्त] 1. बहुत लाल, 
लालिमा से युक्त-- रघु० १३1६४ 2. वदरंग 3. अनु- 
रागहीन, स्मेहशून्य, अप्रसन्न-मतुँ० २।२ ५. सांसारिक 
राग या लालसा से मुक्त, उदासीन 5. आवेश पूर्ण । 

विरक्तिः (स्त्री०) {वि-` रञ्ज्‌ +-क्तिन्‌] 1. चित्तवृत्ति में 
परिवर्तन, असन्तोष, असंतृप्ति, स्नेहशून्यता 2. अलगाव 
3. उदासीनता, इच्छा का अभाव, सांसारिक लालसा 
या आसक्तियों से मुक्त । 

विरचनम्‌-ना [वि--रच्‌ +ल्युट्‌] 1. क्रम व्यवस्थापन 
““शि० ५२१ 2. रचना करना, संरचन 3. निर्माण 
करना, सृजन करना 4. साहित्य-रचना करना, संकलन 
करना । 

विरचित (भू० क० क्ृ०) (वि--रच्‌ 1-क्त] 1. क्रम से 
रक्खा गया, बनाया गया, निर्मित, तैयार किया गया 
2. घटित किया हुआ, संरचना किया हुआ 3. लिखा 
हुआ, साहित्य-सुजन किया हुआ 4. काट-छांट किया 
गया, संवारा गया, परिष्कृत किया गया, बनाव-सिंगार 
किया गया : धारण किया गया, पहनाया गया 
6. जड़ा गया, बैठाया गया । 

विरज (वि०) [ विगतं रजो यस्मात्‌ -प्रा० ब० ] 
जिस पर घुल था गदे न हो, जिसमें राग न हो,--जः 
विष्णु का चिडीषण | 

थिरजसू, विरजस्क (वि०) [ विगतं रजः यस्मात्‌ यंस्य 
वा श्रा० व० | 1. जिस पर घूलन पड़ी हो, राग 
रहित शि० २०।८० 2. जिसका रजोधर्म आना बंद 
हो गया हो । 

विरजस्का [ विरजस्‌ --कप्‌ +-टाष्‌ | वह स्त्री जिसको 
रजोधर्म आना बन्द हो गया हो । 

विरंच:, चिः [ वि--रच्‌ {-अच्‌, इन्‌ वा, मुम्‌ | ब्रह्मा । 

बिरट; (१०) एक प्रकार का काला अगुरु, अगर का 
वृक्ष । 

“हरणम्‌ | विशिष्टो रणो मूलं यस्य-प्रा० व० ] एक 
अकार का सुगन्धित घास, तु० वीरण । 

विरत | वि+रम्‌-:-क्‍्त | 5. बन्द किया हुआ, रुका 
हुआ (अपा० के साथ) 2. विश्रान्त, थका हुआ, 
ठहरा हुआ 3. समाप्त, उपगहूत, समाप्ति धर विरतं 
गेयमृतुनिरुत्सबः रघु० ८:६६ | 


विरतिः (स्त्री०) [ वि० + रम्‌--क्तिन्‌ ] 1. बन्द करना, 
ठहरना, रोकना 2. विश्राम, अवसान, यति 3. सांसा- 
रिक वासनाओं के प्रति उदासीनता भर्तु० ३७९ । 

बिरमः [ बि--रम्‌--अप्‌ ] 1. रोक, थाम 2. सूर्यं का 
छिपना । 

विरल (वि०) [ वि+रा+कलन्‌ ] 1. छिद्रों से युक्त, 
जिसके बीच में अन्तराल हों, पतला, जो सघन न हो, 
सटा हुआ न हो - विपर्यासं यातो घनविरलभावः 
क्षितिरुहाम्‌ उत्तर० २।२७, भवति विरलभक्ति- 
म्लान पुष्पोपहारः रघु० ५।७४ 2. पतला, कोमल 
3. ढीला, विस्तृत 4. निराला, दुर्लभ, अनूठा,-पंच ० 
११२९ 5. कम, थोड़ा (संख्या या परिमाण संबंधी ) 
"तत्त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरलो भुवि-भामि० 
१११७, विरला तपच्छवि:--शि० ९।३ 6. दूरवर्ती, 
हूरस्थ, लम्बा (समय या दूरी आदि),--छम्‌ दही, 
जमाया हुआ दूध, लम्‌ (अव्य०) कठिनाई से, 
कभी कभी, जो बहुतायत से न हो, नहीं के बराबर । 
सम० जानुक (वि०) धनुः पदी, जिसके घुटनों 
में अधिक दूरी हो,--द्रबा, एक प्रकार की लपसी । 

विरस (वि०) [विगतः रसो यस्य प्रा» ब०] 1. स्वाद- 
रहित, फीका, नीरस 2. अप्रिय, अरुचिकर, पीडाकर- 
तावत्कोकिल विरसान्‌ यापय दिवसान्‌ बनान्तरे निव- 
सन्‌ _ भामि० १।७ 3. क्रूर, निर्दय,--सः पीडा । 

विरहः | वि+-रह्‌ +-अच्‌ ] 1. विछोह, वियोग 2. विदो- 
षतः प्रेमियों की जुदाई--सा विरहे तव दीना गीत» 
४, क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे तदेव, मेघ० ८, 
१२, २९, ८५, ८७ 3. अनुपस्थिति 4. अभाव 5. उज- 
इना, परित्याग, छोड़ देना । सम» अनलः वियो- 
गार्नि,--अवस्था वियोगदशा, आतं, -- उत्कण्ठ, 
उत्सुक (वि०) वियोग का कष्ट भोगने वाला, 
बिछोह के कारण दुःखी,-- उत्कण्ठिता वह स्त्री जो 
अपने पति या प्रेमी के वियोग से दुःखी है, काव्यप्रंथों 
में वणित एक नायिका -दे० सा० द० १२१, 

ज्वरः वियोग की वेदना या ज्वर । 

विरहिणी [ विरहन्‌ +-डीष्‌ ] 1. अपने पति या प्रेमी से 
वियुक्त स्त्री 2. मजदूरी, भाड़ा । 

विरहित (भू० क० कृ०) | वि--रहू--क्त ] 1. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2. वियुक्त 3. अकेला, 
एकाकी 4. हीन, शून्य, मुक्त (बहुधा समास में) । 

विरहिन्‌ (वि०) (स्त्री० - विरहिणी) [ विरह--इनि ] 
अनुपस्थित, अपनी प्रेयसी या प्रेमी से वियुक्त होने 
वाला, - नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य 
दुरन्ते -गीत० १। 

विरागः [ बि-+-रञ्ज्‌ न-घडा, ] 1. रंग का बदलना 
2. वृत्तिपरिवर्तन, स्नेहाभाव, असन्तृप्ति असन्तोष, 


( ९४९ ) 


विरागकारणेषु परिहृतेषु - मुद्रा १ 3. अरुचि, 
इच्छा न होना 4. सांसारिक वासनाओं के प्रति 
उदासीनता, राग से मुक्ति । 

विराज्‌ (पु०) [ विञ-राज्‌+क्विप्‌ ] 1. सौन्दर्य, आसा 
2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. ब्रह्मा की प्रथम सन्तान, 
तु० मनु० १1६३२, तस्मात्‌ विराडजायत ऋग्‌ १०। 
९०५, (यहाँ 'विरांज्‌' को पुरुष से उत्पन्न वतलाया 
गया हे) 4. शरीर, स्त्री एक वैदिक वृत्त या 
छन्द का नाम। 

बिराज दे० “विराज्‌ । 

विराजित (भू० क० कृ०) | विञ-राज्‌+ वत 11. देदी- 
प्यमान, प्रकाशित 2. प्रदर्शित, प्रकटीकृत । 

विराट: [ विशेषो राटो यत्र ] 1. भारतवर्ष के एक जिले 
का नाम 2. मत्स्य देश के एक राजा का नाम 
(पाण्डव लोगों ने एक वर्ष तक इस राजा की सेवा 
में छस्मवेश में रहकर अपने अज्ञात वास का समय 
बिताया) यह उनके निर्वासन का तेरहवाँ वर्ष था । 
विराटराज की कन्या उत्तरा का विवाह अभिमन्यु 
से हुआ । उत्तरा परीक्षित्‌ की माता थी। परीक्षित्‌ ने 
हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के बाद राज्य की बागडोर 
सम्भाली । सम० जः एक प्रकार का घटिया हीरा, 
--पर्बत्‌ (नपुं०) महाभारत का चोथा पर्व । 

बिराटकः [ विराट 4-कन्‌ | घटिया प्रकार का हीरा, हीरे 
की घटिया प्रकार । 

विराणिन्‌ (पुंश) [ वि+ रण्‌ + णिनि ] हाथी । 

विराद्ध (भू? क० कृ०) [ वि+राध्‌ू--क्त ] 1. विरुद्ध, 
प्रतिकृत 2. कुपित, क्षतिग्रस्त, घुणापुर्वक व्यवहृत, 
उद्धरण देखिये वि पूर्वक 'राध्‌' के नीचे । 

विराधः | वि+-राव्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. विरोध 2. सताना, 
सन्तप्त करना, छेड़छाड़ 3. राम के द्वारा मारा गया 
एक बलवान्‌ राक्षस । 

विराधनम्‌ [ वि+-राध्‌+-ल्युद्‌ ] 1. विरोध करना 
2. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, प्रकुपित करना 
3. पीड़ा, वेदना । 

बिरामः [ वि+रम्‌-¦-घञ्ञ्‌ ] 1. रोकना, बन्द करना 
2. अन्त, समाप्ति, उपसंहार रजनिरिदानीमियमपि 
याति विरामम्‌ गीत० ५, उत्तर० ३।१६, मा० 
९।३४ 3. यति, ठहरना 4. आवाज का रुकना या 
थमना--मृच्छ० ३।५ ६. एक छोटी तिरछी लकीर 
जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, प्रायः वाक्य के 
अन्त में; हलूचिल्ल 6. विष्णु का नाम । 

बिराल दे० 'विडाल' । 

बिरावः [ वि--रु-- घडा, ] कोलाहल, शोर, ध्वनि-- 
आलोकशब्दं वयसां विरावे:--रघु० २।९, १६।३१ । 

विराविन्‌ (वि०) [ विराव--इनि ] 1. रोने वाला, 


चिल्लाने वाला, शोर मचाने वाला 2. विलाप करने 
वाला,--णी 1. रोने था चिल्लाने वाली 2. झाड़ । 

विरिचः, विरिचनः [ विञ-रिच्‌ +-अच्‌, ल्युट्‌ वा, मुम्‌ | 

| ब्रह्मा। 

विरिचिः [ वि--रिच्‌ इन्‌, मुम्‌ ] 1. ब्रह्मा विक्रम० 

। १४६; नै० ३।४४, शि० ९।९ 2. विष्णु 3. शिव | 

| विरुण (भू० क० कु») [ विञ-रुज्‌न-क्त | 1. टुकड़े 
टुकड़े हुआ 2. विनष्ट 3. झुका हुआ 4. ठूठा । 

बिरुत (भू क० कृ०) [ विञ-रुय-कत ] 1. चीखा हुआ, 
चिल्लाया हुआ 2. गुंजायमान, चीत्कारपूर्ण,--तम्‌ 
1. चिल्लाना, चीखना, दहाइना आदि 2. चिल्लाहट, 
ध्वनि, शोर, कोलाहल, घोष 3. गाना, भिनमिनाना, 
कूजना, गुंजारना --परभूतविरुतं कलं यथा प्रतिवच 
नीकृतमेभिरीदृशम्‌ श० ४।९। 

बिद्दः,--दम्‌ (पुं०, नपुं) 1. घोषणा करना 2. जोर 
से चिल्लाना 3. स्तुतिपरक कविता गद्यपद्यमयी 
राजस्तुतिविरुदमूच्यते सा० द० ५७०, नदन्ति 
मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिश्रभाः, पठन्ति विरुदा- 
वली महिनमस्दिरे वन्दिनः--रस० । 

बिसुदितम्‌ [विरुद†-इतच्‌] जोरजौर से रोना धोना, 
विलाप करना उत्तर० ३1३० (पाठान्तर) । 

विरुद्ध (भू० क० कृ०) [वि--रुधू--क्त] 1. बाधित, 
रोका गया, विरोध किया गया, रुकावट डाली गई 
2. घेरा हुआ, केद में बन्द गिया हुआ 3. विपरीत, 
घेरा डाला हुआ, ताकेबन्दी की गई 4, विपरीत, 
असंगत, वेमेल, असम्बद्ध 3. प्रतिकूल, बिरोघी, गुणों 
में विपरीत 6. परस्पर विरोधी, बपरीत्य को सिद्ध 
करने वाला (जैसा कि तर्क” में 'हेतु') उदा० शब्दो 
नित्यः कृतकत्वात्‌ तकं 7. विरोधी, उलटा, 
शत्रुतापूर्ण 8. अननुकूल, अनुपयुक्त, 9. प्रतिषिद, 
वर्जित (भोजन आदि) 10. अशुद्ध, अनुचित, द्वम्‌ 
1. विरोध, वैपरीत्य, शत्रुता 2. वेमत्य, असहः 


मति । 
विरूक्षणमु [वि-+रूक्ष +ल्युटू] 1. रूखा करना 
2. रक्तस्राव को रोकने का कार्य करने वाली 


औषधि) 3. कलंक, निन्दा 4. अभिशाप, कोसना । 

बिरू (भू० क० कृ०) [वि--रूह +-क्त] 1. उगाया हुआ, 
a फूटा हुआ मृच्छ० १।९ 2. उत्पादित, 
[या हुआ, उत्पन्न किया हुआ 3. उगा हुआ, 
अभिवर्धित 4. मुकुलित, खिला हुआ 5. चढ़ा हुआ, 


सवारी की हुई । आल 
| विरूष (वि०) स्त्री) पा, पी) [विकृतं रूपं यस्य 
प्रा ब०] 1. विरूपित, कुरूप, बदशकल, 
बद्रसूरत पञ्च० १।१४३ 2. अप्राकृतिक, विकटा- 


कार 3. विश्वरूप, विविधरूपों वाला, - पम्‌ 1. कुत्सित 


( ९५० ) 


रूप, कुरूपता 2. रूप, स्वभाव या चरित्र की 

विभिन्नता ! सम० अक्ष (वि० ) 'भद्दी आँखों 

वाला --वपुविरूपाक्षम्‌ -कु० ५७२, (- क्षः) शिव 

(विषम संख्या की आँखें होने के कारण) --दृशा 

दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः, विरूपाक्षस्य 

जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः - विद्ध शर, 
कु० शर१,--करणम्‌ 1. बदसूरत बनाना 2. क्षति 
पहुँचाना,--चक्षुस्‌ (पु) शिव का विशेषण, रूप 
(वि०) भट्टा, बेडौल । 

विरूपिन्‌ (वि०) (स्त्रीऽ णी) [विरुद्धं रूपमस्ति 
अस्य - -विरूप-{-इनि] भद्दा, कुरूप, कस रत । 

विरेकः [वि+-रिच्‌+-धञ्ञ्‌] 1. मलाश्यय को 
साफ करना 2. विरेचक, जुलाब की दवा | 

विरेचनम्‌ दे० 'विरेक' । 

बिरेचित (वि०) [वि +रिच्‌+णिच्‌+-क्त] पेट | 
किया गया, पेट निर्मल और रिक्त किया गया । 

विरेफ: | विशिष्टो रेफो यस्य -वि +रिफ्‌+-अच्‌] 1 नदी, 
सरिता 2. “र' अक्षर का अभाव! 

दिरोकः,--कम्‌ [विञ-रुच्‌ +-घञा्‌, अच्‌ वा] छिः, सूराख, 
दरार, - कः प्रकाश की किरण । 

विरोचनः [विशेषण रोत्रते -विञ-र्च्‌+ल्यूद्‌] 1. सूर्य 
2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. प्रह्लाद के पुत्र और बालि के 
पिता का नाम । सम०--सुतः बालि का विशेषण । 


विरोध: | वि० _-रुघ्‌+-घञ्य्‌ | 1. प्रतिरोध, रुकावट, 
विघ्न 2. नाकेबंदी, घेरा, आबरण 3. प्रतिबन्ध, रोक 
4. असंगति, असंबद्धता, परस्परविरोध 5. अर्थ विरोध 
वेषम्य 6. शत्रुता, दुश्मनी --विरोधो विश्वान्त:-उत्तर० 
६।११, पंच० १।३३२, रघु० १०।१३ 7. कलह, 
असहमति 8. संकट, दुर्भाग्य 9. (अलं० में) प्रतीयमान 
असंगति जो केवल शाब्दिक हो, तथा संदर्भ को ठीक 
से अन्वित करने पर स्पष्ट हो जाय; इसमें परस्पर 
बिरोधी प्रतीत होने वाले शब्द (जो था वैसेन 
न हों) सम्मिलित रहते हँ, वस्तुओं का वर्णन 
करना जो मिली हुई प्रतीत हों, परन्तु वस्तुतः हों 
भिन्न भिन्न, (इस अलंकार का बाण और सुबंधु ने 
बहुत उपयोग किया हैँ -पुष्पवत्यपि पवित्रा, कृष्णोऽ 
प्यसुदर्शनः, भरतोऽपि अत्रुष्नः आदि उदाहरण 
प्रसिद्ध हैं) मम्मट ने इसको परिभाषा दी हेः-विरोधः 
सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वच: -काव्य० १०, इस 
अलंकार का नाम विरोधाभास भी है। सम०-उक्ति: 
(खी०), वचनम्‌ परस्परविरोध, विरोब, कारिन्‌ 
(वि०) झगड़ा करने वाला, - कृत्‌ (वि०) विरोधी 
(पुं०) शत्रु । 
विरोधनम्‌ [ वि--रुघ्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. बाघा डालना, विष्न 
डालना, रुकावट डालना 2. घेरा डालना, नाकेबंदी 


करना, 


करना 3. प्रतिरोध करना, मुकाबला करना 4. पर- 
स्परविरोध, असंगति । 

विरोधिन्‌ (वि०) (स्त्री० नी) | वि+-रुध्‌ +-णिनि ] 
1. मुकाबला, करने वाला, प्रतिरोध करने वाला, 
अवरोध करनें वाळा 2. घेरा डालने वाला 3. परस्पर 
विरोधी, प्रतिद्वन्द्वी, असंगत, तपोवन? श० १ 
4. विद्वेषी, शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल -विरोधिसत्त्वोज्झित- 
पूवमत्सरम्‌ कु० ५१७ 3. झगड़ालू--पुं० शत्रु 
~ शि० १६।६४। 

विरोप (ह) णम्‌ [ वि-+-रुह +ल्युट्‌ ] (घाव आदि का) 
भरना ब्रणविरोपणं तैलम्‌ श० ४।१४। 

विल्‌ 1 (तुदा० पर० विलति) 1. ढकना, छिपाना 
2. तोड़ना, बाँटना 17 (चुरा० उभ० वेलयति--ते) 
फेंकना, घकेलना । 

विलम्‌ दे० 'बिल' । 

बिलक्ष (वि०) [ विलक्ष्‌ +-अच्‌ ] 1. जिसके कोई विशेष 
लक्षण या चिह्न न हो 2. व्याकुल, विह्वल 3. आश्च- 
र्यान्वित, अचंभ में पड़ा हुआ 4. लज्जित, शमिदा, 
अशान्त गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्ष- 
श्चिरम्‌- श० ६1५, अनोखा, अनूठा । 

विलक्षण (वि०) [विगतं लक्षणं यस्यः प्रा० ब०] 1. जिसके 
कोई विशेष लक्षण या चिह्न न हों 2. भिन्न, इतर 
3. अनोखा, असाधारण, अनूठा 4. अशुभ लक्षणों से 
युक्त,--णम्‌ व्यर्थ या निरर्थक स्थिति । 

विलक्षित (भू० क० कृ०) [ वि--लक्ष्‌--क्त ] 1. विश्रुत, 
प्रत्यक्षीकृत, दृष्ट, आविष्कृत 2. विवेचनीय 3. उद्विग्न, 
घबराया हुआ, विह्वल, व्याकुल 4. प्रकुपित, नाराज । 

विलग्न (वि०) [ वि--लस्जू--क्त ] 1. चिपटा हुआ, 
चिपका हुआ, अवलंबित, बंधा हुआ --श० ७। २५, 
शि० ९।२० 2. ढाला हुआ, स्थिर क्या हुआ, निर्दिष्ट 
~ कुँ० ७1५० 3. विगत, बीता हुआ (समय आदि) 
4. पतला, छरहरा, सुकुमार - मध्येन सा वेदिविलग्न- 
मध्या कु० १३९, विक्रम» ४1३७, ग्नम्‌ कमर 
2. कूल्हा 3. तारामण्डल का उदित होना । 

बिलंघनम्‌ [ वि--लंघ्‌-| ल्युट्‌ | 1. अतिक्रमण करना, लाँघ 
जाना 2. अपराध, अतिक्रमण, क्षति । 

विलंघित (भू० क० कृ०) [ वि+लंघ्‌--क्त ] 1. पार 
या परे गया हुआ, दुहराया हुआ 2. अतिक्रांत 3. आगे 
गया हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4. परास्त, पराजित । 

विलज्ज (वि०) [विगता लज्जा यस्य प्रा ब० 1 
निर्लज्ज, बेशरम । 

विल्पनमु [ वि+-लप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बातें करना 2. निकम्मी 
बातें करना, चहचहाना, चहकना 3. विलाप करना, 
रोना-बोंना,-विलपनविनोदोऽप्यसुलभः--उत्तर ० ३।३० 
4. चीकट, तलछट । 


( ९५१ ) 


विलपितम्‌ [वि--लप्‌--क्त] 1. विलाप करना, क्रन्दन 
2. रोदन । 

विलम्बः [वि--लम्ब्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. लटकना, दोलायमानता 
2. धीमापन, देरी, दीघंसूत्रता । 

विलम्बनम्‌ [वि--लम्ब्‌+ल्यूट्‌] 1. लटकना, निर्भरता 
2. देरी, टालमटोल - न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्ब- 
नम्‌ --गीत० ५, या तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ 
रम्योऽभिसारक्षणः-तदेव । 

विलम्बिका [वि--लम्बू+शण्वुल--टापू, इत्वम्‌] कन्जी; 
कोष्ठबद्धता । 

विलम्बित (भू० क० कृ०) [वि+-लम्ब्‌+- क्त] 1. लट- 
कना, निर्भरता 2. लम्बमान, लटकाने वाला 3. आश्रित, 
सुसम्बद्ध 4. मन्द, दीर्घसूत्री, आलसी 3. मन्थर, धीमा 
(संगीत में काल आदि), दे० वि पूर्वक 'लम्ब्‌',--तम्‌ 
देरी । 

बिलम्बिन्‌ ( वि० ) ( स्त्री०-मी ) [विलम्बञ-णिनि] 
1. नीचे लटकता हुआ, निर्भर, लटकन --नवाम्बुभि- 
भूरिविलम्विनो घनाः श० ५।१२, अलघुविलम्बि- 
पयोघरोपरुद्धाः ` शि० ४।२९, ५९, कु० १।१४, कि० 
५।६, रघु० १६८४, १८२५, मृच्छ० ५।१३ 2. देर 
करने वाला, टालमटोल करने वाला, मन्द रहने 
वाला, -भवति विलम्बिनि विगलितलज्जा विलपति 
रोदिति वासकसज्जा गीत० ६। 

बिरूम्भः [वि+-लभ्‌ +-घञ्ग्‌, मुम्‌] 1. उदारता 2. भेट, 
दान । 

बिलयः [वि+-ली --अच्‌ | 1. विघटन, पिघलना 2. विनाश, 
मृत्यु, अन्त उत्तर० ७ 3. संसार का विघटन या 
विनाश, (विलयं गम्‌ घल जाना, अन्त हो जाना, 
समाप्त हो जाना दिवसोऽनुमित्रमगलद्विलयम्‌ -शि० 
९।१७। 


विलयनम्‌ [वि--ली -|- ल्युट्‌ू| 1. घुल जाना, पिघल जाना 
घोल या विघटन 2. जंग लग जाना, मर्चा खा जाना 
3. हटाना, दूर करना 4. पतला करना 5. पतला 
करने वाली औषधि । 

विलसत्‌ (इत्रन्त वि०) (स्त्री०--न्ती) [वि+लस्‌ शतृ] 

चमकने वाला, प्रकाशमान, उज्ज्वल 2. चमचमाने 

वाला, सहसा कौंबने वाला 3. लह्राने वाला 4. क्रीडा- 
प्रिय, विनोदप्रिय । 

बिलसनम्‌ [विञ-लस्‌+-ल्युट्‌] 1. दमकना, चमचमाना 
चमकना, जगमगाना 2. क्रीडा करना, इठलाना, 
चोचले करना । 

बिलसित (भू० क० कृ०) [वि--लस्‌-- क्त] 1. दमकता 
हुआ, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ 2. प्रकट हुआ, 
प्रकटीकृत 3. क्रीडाप्रिय, स्वेच्छाचारी, - तम्‌ 1. दम- 
कना, जगमगाना 2. चमक, दमक--रोधोभुवां मृहुर- 


मुत्र- हिरण्मयीनां भासस्तडिद्विलसितानि विडम्बयन्ति 
कि० ५४६, मेघ० ८१, विक्रम» ४ 3. दर्शन, 

प्रकटीकरण-- जैसा कि अज्ञातविलसितम्‌ आदि मे 
4. कीडा, खेल, रंगरेली, सानुराग हावभाव । 

विलापः [वि-|-लप्‌ {-घञ्ञ्‌ ] क्रन्दन, शोक करना, रोदन, 
कराहना-- लंकास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरे 
रघु० १२।७८। 

बिलाल: [वि लल्‌+-घञ्य्‌ | 1. बिलाव 2. उपकरण, 
यन्त्र । 

विलासः [विलस्‌ +-घञ्य्‌] 1. क्रीड़ा, खेल, मनोरंजन 
2. केलिपरक मनोविनोद, दिलबहलावा, प्रसन्नता 
जैसा कि 'विलासमेखला'--रघु० ८।६४ में, इसी 
प्रकार विलासकाननम्‌, विलासन्दिरम्‌ आदि 3. ललित 
अभिनय, रंगरेली, अनुराग, कामुकता, सुन्दर चाल, 
रतिद्योतक कोई भी स्त्रियोचित हावभाव श० 


२।२, कु० ५।१३, शि० ९।२६ 4. लालित्य 
सोन्दर्य, चारुता, लावण्य मा० २।६ 5. चमक, 
दमक । 


बिलासनम्‌ [विस्‌ ‡- णिच्‌ +-ल्य॒ट्‌] 1. क्रीडा, खेल मनो 
रंजन 2. कामुकता, रंगरेली । 

बिलासवती [विलास)-मतुप्‌ +-डीप्‌, मस्य वः] स्वेच्छा. 
चारिणी या कामुक स्त्री -रघु० ९।४८, ऋतु० 
१।१२। 

विलासिका [वि--लस्‌-+-ण्वृल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] प्रेमलील 
से पूर्ण एकाङ्की नाटक, इसकी परिभाषा सा० द० 
५५२ पर इस प्रकार दी हे श्युङ्गारवहुलेकांक 
दशलास्यांगसंयुता, विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन 
भूषिता । हीना गर्भविमर्शाभ्यां संधिम्यां हीननायका । 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ 

बिलासिन्‌ (वि०) (स्त्रीश नी) [विलास इनि] क्रीड 
युक्त, लीलापर, रंगरेली में व्यस्त, कामुक, चोचले 
करने वाला, रधु० ६।१४, पँ० 1 विषयी, भोगा 
सक्त, रसिकजन, उपमानमभूद्विलासिनां करणं यन्नट 
कांतिमत्तया कु० ४।५ 2. अग्नि 3. चन्द्रमा 4. सांप 
5. कृष्ण या विष्णु का विशेषण 6. शिव का विशेषण 
7. कामदेव का विशेषण । 

विलासिनी [विलासिन्‌ +ङीप्‌] 1. रमणी 2. हावभाव 
करने वाली स्त्री,--हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विला 
सिनी विलसति केलिपरे गीत० १, कु० ७।५९ 
शि० ८७०, रघु० ६१७ 3. स्वेच्छाचारिणी 
वेश्या । 

चिलिखनम्‌ [विलिख ल्यट्‌] खुरचना 
लिखना । 

विलिप्त (भू० क० कृ०) [विव लिप्‌-क्त] लीपा हुआ 
पोता हुआ, चुपड़ो हुआ 


कुरेदना 


( ९५२ ) 


बहीन (भू० क० कृ०) [वि+ली-क्त] 1. 
वाला, चिपटा हुआ, अनुषक्त 2. अड्डे पर बैठा हुआ, 
बसा हुआ उतरा हुआ 3. संसक्त, संस्पर्शी 4. 
पिघला हुआ, घुला हुआ, गलाया हुआ 5. अन्तहित, 
ओझल 6. मृत, नष्ट । 

(लुंचनम्‌ [वि --लुंच्‌ +ल्युट्‌] फाड़ डालना, छीलना । 

रलुंठनभ्‌ [वि+लुठ -+ल्यूट ! लूटना, डाका डालना । 

लुप्त (भू० क० कृ०) [वि--लुप्‌--क्त] 1. तोडा हुआ, 
फाड़ा हुआ-पंच० २।२ 2. पकड़ा हुआ, छीना हुआ, 


अपहुरण किया हुआ 3. लूटा हुआ, डाका डाला हुआ 
4. विनष्ट, वर्वाद 3. बिगाड़ा हुआ, तोडा-फोडा हुआ। 

लुंपक: [वि`+-ल्‌प्‌ -|-ण्वुल, मुम्‌] चोर, लुटेरा, अपहर्ता । 

ललित (भू० क० कृ०) [वि--लल--क्त] 1. इधर 
उधर घूमने वाला, अस्थिर, हिला हैआ, लुढ़का हुआ, 
अरथराता हुआ 2. क्रमररहित, क्रमशून्य - गलित 
कूसुमदळविलुलितकेशा--गीत० ७। 


लून (भू० क० कृ०) [वि-{-लू +-क्त] कटा हुआ, काट 
डाला हुआ, चौरा हुआ, काट कर टुकड़े टुकड़े किया 
हुआ । 

लेखनम्‌ [वि+-लिख्‌ -|-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. खुरचना, 
कुरेइना, गूडना 2. खोदना 3. उखाड़ना । 

लेपः [वि-+-लिप्‌ पधका,] 1. उबटन, मल्हम 2. चूना 
3. लिपाई-पुताई । 

लेपनम्‌ (वि--लिप्‌ ]-ल्युट्‌| 1. लीपना, पोतना 2. 
मल्हम, उबटन, कोई भो शरीर पर लेप करने के 
योग्य सुगन्धित पदार्थ (केसर व चन्दन आदि) 

-यान्येव सुरभिकुसुमधूपविलेपनादीनि का० | 

लिपनी [विलेपन |-डीप्‌] 1. सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित 
स्त्री 2. सुवेशा 3 चावल का मांड । 

लेपिका, विलेपी, विलेप्पः [विलेपी +-कन्‌ +-टाप्‌, हुस्वः, 
विलप +-ङीप्‌, वि +-लिप्‌ ज-ण्यत्‌] चावल का मांड । 


'लोकनम्‌ [वि+लोक्‌ +ल्युट्‌] 1. देखना, निहारना, 
दृष्टि डालना -कि० ५१६ 2. दृष्टि, निरीक्षण 
--कि० १।२९। 

लोकित (भू० क० कृ०) [वि+-लोक्‌ +-क्त] 1. देखा 
गया, निरीक्षण किया गया, समीक्षित, निहारा गया 
2. परीक्षित, चिन्तन किया गया, तम्‌ दृष्टि, नजर 
-श्च० २३! 

लोचनम्‌ [वि-]-लोच्‌ --ऱ्युट| आँख रघु० ७८, कु० 
४1१, २।६७। सम० अम्बु (नपु०) आँसू । 

!लोडनम्‌ (वि+लोड +्युट् | विक्षुन्ध होना, दोलायमान 
होना, हिल-जुल, मन्थन करना शि० १४८३ । 

एलोडित (भू० क० कृ०) [वि+लोड़4-कत] डुलाया 
हुआ, बिलोया हुआ, हिलाया हुआ, विक्षुब्ध, --तम्‌ 
बिलोया हुआ दूध । 


विलोपः [वि-{- लुप्‌ +-घञ्ञ्‌ ) 1. ले जाना, अपहरण करना, 
पेकड़ना, लूटना 2. लोप, हानि, नाश, अदर्शन । 

विलोषनम्‌ | वि+ लुप्‌ 1 ल्युट्‌ | 1. काट डालना 2. अपहरण 
अ. नष्ट करना, विनाश ! 

विलोभः [वि+लुभ्‌ू--घज्म] आकर्षण, फुसलाहट, 
प्रलोभन । 

विलोभनम्‌ [विञ-लुभ्‌ +णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. मोह लेना, 
ललचाना 2. रिझाना, प्रलोभन, फुसळाना 3. प्रशंसा 
खुशामद । 


विलोम (वि) ( स्त्री०-मो) [विगतं लोम यत्र-प्रा० ब०] 
1. व्यृत्क्रान्त, प्रतिकूल, प्रतिलोम, विपरीत, विरुद्ध 
2. प्रतिकूल क्रम में उत्पन्न 3. पिछड़ा हुआ, - मः 
विपरीत क्रम, प्रतिलोम 2. कुत्ता 3. साँप 4. वरुण, 

भम्‌ रहट, कुएँ से पानी निकालने का यन्त्र । सम ० --- 
उत्पन्न -ज,--जात, वर्ण (वि०) प्रतिकूल क्रम में 
उत्पन्न अर्थात्‌ ऐसी माता से जन्म लेना जो पिता कौ 
अपेक्षा उच्च वर्ण की हो-तु० प्रतिलोमक भी, 
क्रिया. -विधिः 1. प्रतिकूल कर्म 2. प्रतिलोम नियम 

(गणि० में), जिह्वः हाथी । 

विलोकी [विलोम-|-डीष्‌| आंवला । 

विलोल (वि०) [विशेषेण लोल:-प्रा० स० | 1. दोलायमान, 
कांपता हुआ, थरथर करने वाला, अस्थिर, डोलने 
वाला, चंचल, इधर उधर लुड़कने वाला पृषतीषु 
विलोलमीक्षितम्‌ रघु० ८५९, शि० ८।८ १५।६२, 
२०४२, वेणी० २३२८, रघु० ७४१, १६६८ 
2. ढीला, विपयंस्त, बिखरे हुए (बाल आदि)-- 
उत्तर० ३।४। | 

बिलोहितः [विशेषेण लोहित: प्रा» स०] रुद्र का नाम । 
दे० 'बिल्ल' । 

विल्य दे० 'बिल्व' । 

दिवक्षा [वच्‌ +-सन्‌जअ+-टाप्‌] 1. बोलने की इच्छा 
2. अभिलाषा, इच्छा 3. अर्थ, आशय 4, इरादा, 
प्रयोजन । 

विवक्षित (वि०) [विवक्षाञ-इतच्‌] 1. कहे जाने या बोले 
जाने के लिए अभिप्रेत--विवक्षितं ह्यनक्तमनुतापंजन- 
यति- श० ३ 2. अर्थंयुक्त, अभिप्रेत, उद्दिष्ट 
3. अभिलषित इच्छित 4. प्रिय, तम्‌ 1. प्रयोजन, 
अभिप्राय 2. आशय, अर्थ । 

विवक्ष (वि०)[वच्‌ +- सन्‌ --उ] बोलने की इच्छा वाला,-- 
कु० ५।८३। 

विवत्सा [विगतः वत्सो यस्याः प्रा० 
की गाय । 

विवधः [विवधो विगतो वा वधः हननं गतिर्वा यत्र प्रा० 
ब०] 1. बोझा ढोने के लिए जूआ 2. मागं, सड़क 
3. बोझा, भार 4. अनाज का संग्रह 5. घडा । 


ब०] बिना वछड़े 


( ९५३ ) 


विवधिकः [विवध--ठन्‌] 1. बोझा ढोने वाला, कुली 
2. फेरी वाला, आवाज लगा कर बेचने वाला । 

विवरम्‌ [वि-+-वृ +अच्‌] 1. दरार, छिद्र, रन्ध, खोखलापन, 
रिक्तता - यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स 
रामसायकः रघु० ११।१८, ९६१, १९१७ 
2. अन्तःस्थान, अन्तराल, बीच की जगह - श० ७७ 
3. एकान्त स्थान कि० १२1३७ 4. दोष, नुटि, 
ऐव, कमी 5. विच्छेद, घाव 6. “नौ' की संख्या । 
सम०--नालिका बंसरी, बंसी, मुरली । | 

विवरणम्‌ [ वि--वृ +ल्युट्‌ ] 1. प्रदर्शन, अभिव्यंजन, 
उद्घाटन, खोलना 2. अनावृत करना, खुला छोड़ना 
3. विवृति, व्याख्या, वृत्ति, टीका, भाष्य । 

विवर्जनम्‌ [ वि--वृज्‌--ल्युट्‌ | छोड़ना, निकाल देना, 
परित्याग करना - याज्ञ० १।१८१। 

विवजित (भू० क० कृ०) [ वि¬-वृज्‌ +क्त ] 1. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त 2. परिहृत 3. वञ्चित, विरहित, के 
विना (प्रायः समास में) 4. प्रदत्त, वितरित । 

विवर्णं (वि०) [ विगतः वर्णो यस्य--प्रा० व० ] 1. 
बिनारंग का, निष्प्रभ, पाण्डु, फीका-- नरेन््रमार्गाटर 
इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपाल:--रघु० ६1६७ 
2. जिस पर कोई रंग न चढ़ा हो, निर्जल, श० ३।१४, 
3. नीच, दुप्ट 4. अज्ञानी, मूढ, निरक्षर, णे: जाति- 
बहिष्कृत, नीच जाति से संबंध रखने वाला । 

विवतः [ वि-- वृत्‌‡-घञा ] 1. गोल चक्कर खाना, चारों 
ओर घूमना, भंवर 2. आगे को लुढ़कना 3. पीछे को 
लुड़कना, लौटना 4. नृत्य 5. बदलना, सुधारना, रूप 
में परिवर्तन, बदलो हुई दशा या अवस्था --शब्दब्रह्म- 
णस्तादृशं विवर्तमितिहासं रामायणं प्रणिनाय उत्तर» 
२, एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक्‌ 
पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ उत्तर० ३।४७, महावी० 
५।५७ 6. (वेदान्त० में) एक प्रतीयमान भ्रान्तिजनक 
रूप, अविद्या या मानव की भ्रांति से उत्पन्न मिथ्या 
रूप, (यह वेदान्तियों का एक प्रिय सिद्धांत हुं जिनके 
अनुसार यह समस्त संसार एक माया है मिथ्या 
और भ्रान्तिजनक रूप - जब कि ब्रह्म या परमात्मा 
ही वास्तविक रूप हें; जैसे कि सांप, रस्सी का विवतं 
है, इसी प्रकार यह संसार उस पर ब्रह्म का विवर्त 
है, यह आन्ति या माया सत्य ज्ञान अथवा विद्या से 
ही दूर होती हैं, तु० भवभूति - विद्याकल्पेन मरुता 
मेघानां भूयसामपि, ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि 
विश्रलयः कृत:--उत्तर० ६।६ 7. ढेर, समुच्चय, 
संग्रह, समवाय । सम० बादः वेदान्तियों का सिद्धांत 


कि यह दृश्यमान संसार माया हे केवळ ब्रह्म ही एक 
वास्तविकता है । 
बिवतेनम्‌ [ वि+-वृत्‌ †-ल्युट्‌ | 1, चक्कर खाना, कान्ति, 


१२० 


भंवर 2. इधर उघर लुढ़कना, करवटें बदलना - श० 
५६ 3. पीछे लुढ़कना, लौटना 4. नीचे की लुढ्कना, 
उतरना 5. विद्यमान रहना, दृढ़ रहना 6. ससम्मान 
अभिवादन 7. नाना प्रकार की सत्ताओं व स्थितियों में से 
गुजरना 8. परिवर्तित दशा-उत्तर० ४1१५, मा० ४७1 

विवर्धनम्‌ [ वि--वृघ्‌-ल्युट्‌ | 1. बढ़ना 2. वृद्धि, 
वर्घन; बढ़ती 3. विस्तार, अभ्युदय । 

विवधित (भू० क० कृ०) | वि+वृध्‌-क्त ] 1. बढ़ा ` 
हुआ, वृद्धि को प्राप्त 2. प्रगत, प्रोन्तत, आगे बढ़ाया 
हुआ 3. संतृप्त, संतुष्ट । 

विवश (वि०) [ वि--वशू--अच्‌ ] 1. अनियन्त्रित, जो 
वश्य मे न किया गया हो 2. लाचार, आश्रित, अधीन, 
दूसरे के नियन्त्रण में, असहाय--परीता रक्षोभिः 
श्रयति विवशा कामपि दशाम्‌ --भामि० १८३, मुद्रा» 
६।१८, शि० २०।५८, हि० ११७२, महावी ० ६।३२, 
६३ 3. बेहोश, जो अपने आपको काबू में न रख सके 
- विवशा कामवधूविबोधिता-कु० ४।१ 4. मृत, 
नष्ट--उपलब्धवती दिवर्च्युतं विवशा शापनिवृत्ति- 
कारणम्‌ -- रघु० ८।८२ 5. मृत्युकामी, मृत्यु की 
आशंका करने वाला । 

विवसन (वि०) | विगतं वसनं यस्य प्रा ब० 
विवस्त्र, नः जैन साधु । 

विवस्वत्‌ (पुं०) [विशेषेण वस्ते आच्छादयति-वि--वस्‌ 
+क्विप्‌ +मतुप्‌] 1. सूयं- त्वष्टा विवस्वंतमिवो- 
ल्लिलेख कि० १७४८, ५।४८, रघु० १०1३०, १७! 
४८ 2. अरुण का नाम 3. वर्तमान मेनुका नाम 4. देव 
5. अक का पौधा, मदार । 

बिवहः [वि--वहू --अच्‌] आग की सात जिह्वोओं में 
से एक। 


] नंगा, 


विवाकः [विशिष्टो वाको यस्य--प्रा० ब०] न्यायाधीश, 
तु० श्राड्विवाक' । 

विवादः [वि--वद्‌ --धञ्म_] (क) कलह, प्रतियोगिता, 
संघर्ष - विषय, शास्त्रार्थ, विचारविमर्श, वाद-विवाद, 
झगड़ा, झंझट--अलं विवादेन,-कु० ५।८३ एतयोविवाद 
एव मे न रोचते--मालवि०१, एकाप्सरः प्राथित- 
योविवाद:--रघु० ७।५३ (ख) तकं, तकंना, चर्चा 
2. वचन विरोध एष विवाद एव प्रत्याययति-श० 
७ 3. मुकदमेबाजी, कानूनी नालिश, क़ानूनी संघर्ष, 
सीमाविवादः, विवादपदम्‌ आदि, परिभाषा इस 
प्रकार की गई है --ऋणादिदायकलहे द्वयोर्बहुतरस्य 
वा विवादो व्यवहारस्य, दे० 'व्यवहार' भी “. उच्च- 
कंदन, ध्वनन 5. आदेश, आज्ञा- रघु० १८४३ । 
सम०-अथिन्‌ (पुं०) 1. मुकदमेबाज 2. वादी, 
अभियोक्ता, प्राभियोक्ता,--पदम्‌ कलह का शीर्षक, 
वस्तु (नपुं) कलह का विषय, विचारणीय विषय । 


( ९५४ ) 


विदादिन्‌ (वि०) [विवाद इनि] 1. कलह करने वाला, 
तर्क वितकं करने वाला, तर्कप्रिय, कलहशील 
2. (कानूनी पहलू पर) विवाद करने वाला--पुं० 
मुकदमेबाज, क्रानूनी अभियोग में भाग लेने वाला । 

बिवारः [वि)-वृ+-घञ्न्‌]. 1. मुंह, विस्तार 2. अक्षरों 
का उच्चारण करते समय कण्ठ का विस्तार (एक 
अभ्यंतर प्रयत्न, विप० संवार, दे० पा० १।१।९ पर 
सिद्धा०) । 

विवासः, विवासनम्‌ [वि+ वस्‌ +-णिच्‌ +-घञ्ञ, ल्युट्‌ वा] 
देश निर्वासन, देशनिकाला, निष्कासन, -- रामस्य गात्र- 
मसि दुर्वहगर्भखिन्नसौताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते 
-उत्तर० २।१० । 

विवासित (भू० क० कृ०) [विन वस्‌ +-णिच्‌-+-क्त] देश 
से निर्वासित किया गया, देश निकाला दिया गया, 
निष्कासित । 

विवाहः [विञ बह घडा] शादी, व्याह (हिन्दू स्मृति- 
कारों ने आठ प्रकार के विवाह बताये हुँ - ब्राह्मो 
देवस्तयैवाषंः प्राजापत्यस्तथासुरः, गांधर्वो राक्षसञ्चेव 
पंशाचइचाष्टमोऽघमः मनु० ३1२१, दे० याज्ञ० १। 
५८, ६१ भी, इन रूपों की व्याख्या के लिए उस शब्द 
को देखो । सम०--चलुष्टयम्‌ चार पत्नियों से विवाह 
करना, --वीक्षा विगाह संस्कार या कर्म । 

विवाहित (भू० क० कु०) [वि+-वह {-णिच्‌+-क्त] 
ब्याहा हुआ । 

बिवाह्यः [वि)-वह्‌ --ण्यत्‌] 1. जामाता 2. दूल्हा । 

बिविक्त (भू? क० कृ०) [वि-+-विच्‌+-क्त] 1. वियुक्त, 
पृथक्कृत, अलगाया हुआ, बेसुध 2. अकेला, एकाकी, 
निवृत्त, विळग्न 3. एकल, एकी 4. प्रभिन्न, विवेचन 
किया हुआ 5. विवेकशील 6. पवित्र, निर्दोष रत्न० 
१४२ १,--क्तम्‌ 1. एकान्त स्थान, निर्जन स्थान शि० 
८।७० 2. अकेलापन, निजता, एकान्तस्थान-बता 
भाग्यहीन या अभागो स्त्री, जो अपने पति को प्यारी | 
न हो, दुर्भेमा । | 

विविग्न (वि०) [विशेषेण विग्नः --वि+-विज्‌+-क्त] 
अत्यंत क्षुंब्ध, या डरा हुआ -रघु० १८।१३। 

विविध (वि) [विभिन्ना विधा यस्य-प्रा० ब०] नाना 
प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, बहुरूपी, विइवरूपी, | 
प्रकीर्णं मनु० ११८, ३९। 

दिवोतः [विशिष्टं वीतं गवादिप्रचारस्थानं यत्र - प्राण ब०] 
घिरा हुआ स्थान, बाड़ा, जैसे चरागाह । 

वियुक्त (भू? क० कृ०) [वि+-वृज+-क्त] छोड़ा हुआ, 
परित्यक्त, संपरित्यक्त । 

विवृक्ता [विवृक्त+-टाप्‌] वह स्त्री जिसको उसका पति 
प्यार नहीं करता, तु० 'विविक्ता' । 

विवृत (भू० क० कृ०) [विञ-वृ+-क्त] 1. प्रदर्शित, 


विवेकत (पु०) 


प्रकटीकृत, अभिव्यक्त 2. स्पष्ट, सामने खुला हुआ 
3. खुला हुआ, अनावृत, नंगा पड़ा हुआ 4. खोला, 
प्रकट किया हुआ, नग्न, उद्घाटित 5. उद्घोषित 
6. भाष्य किया गया, व्याख्या की गई, टीका की. 
गई 7. विस्तारित, फेलाया गया 8: विस्तृत, विशाल, 
प्रशस्त। सम० अक्ष (वि०) बड़ी बडी खो 
वाला, (क्षः) मुर्गा, - हार (वि०) खुले दरवाजों 
वाला - कु० ४३६! 
विवतिः (स्त्रीश) [वि+-वृञ-क्तिन्‌] 1. प्रदर्शन, प्रकटी- 
, करण 2. विस्तार 3. अनावरण, व्यक्तीकरण 
4. भाष्य, टीका, वृत्ति, वाच्यान्तर । 
विवृत्त (भु० क०कृ०) [वि+-वृत्‌+मत] 1. मुड़ कर 
आया हुआ 2. मृड्ना, चक्कर काटना, लुढ॒कना, 
भंवर । 
विवृत्तिः (स्त्री) [वि+-वृत्‌ -- क्तिन्‌] 1 मुड्ना, भंवर, 
चक्कर 2. (व्या०) उच्चारण भंग । 
विवृद्ध (भू क० कृ०) [वि+-वृष्‌+क्त] 1. विकसित 
2. बढ़ा हुआ, आवधित, ऊंचा किया हुआ, बढ़ाया हुआ, 
तीब्र (शोक हर्षादिक) 3. विपुल, विशाल, प्रचुर । 
विवृद्धिः (स्त्री) [वि+वृघ्‌-+ क्तिन्‌] 1. बढ़ना, वर्धन, 
बढ़ती, विकास ययुः शरीरावयवा विवृद्धिम्‌ - रघु० 
१७।४९, विवृद्धिमत्राइनुवते वसूनि--१३।४, इसी 
प्रकार शोक” हर्ष” आदि 2. समृद्धि । 
विवेकः [वि--विक--धव्य | 1. विवेचन, निर्धारण, 
विचारणा, विज्ञता,--काश्यपि यातस्तत्रापि च 
विवेकः भामि० १।६८,६६, ज्ञातोऽयं जलधर तावको 
विवेक:--९६ 2. विचार, विचारविमर्श, गवेषणा --- 
यच्छुगारविवेकतत्त्वमपि यत्काव्येषु लीलायितम्‌ -- 
गीत० १२, इसी प्रकार इत? घमं? 3. भेद, अन्तर, 
(दो वस्तुओं में) प्रभेद. नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं 
त्वमेव तनुषे चेत्‌ भामि १।५३, भट्टि १७६० 
4. (वेदान्त० में) दृश्यमान जगत्‌ तथा अदृश्य आत्मा 
में भेद करने की शक्ति, माया या केवल बाह्य 
रूप से वास्तविकता को पृथक्‌ करना 5. सत्य ज्ञान 
6. जलाशय, पात्र, जछाधार। सम०--श (वि०) 
विवेकशील, विवेचक,-शानम्‌ विवेचन करने की 
शक्ति, - दृश्वन्‌ (पुं०) सूक्ष्मदर्शी पुरुष, - पदवी 
पुनविमर्श, विचार, चिन्तन । 
विवेकिन्‌ (वि०) [विवेक+-इनि] विवेचक, विचारवान्‌, 
विवेकशील, पुं० 1. न्यायकर्ता, गुणदोषविवेचक 
2. दार्शनिक । 
[वि+यिच्‌+-तृच्‌] 1. 
2. ऋषि, दार्शनिक । 


न्यायकारी 


विवेचनम्‌, ना [विञ-विच्‌+-ल्युट्‌] 1. गुणदोषविचारणा 


2. विचारविमर्श, विचार 3. फसला, निर्णय । 


( ९५५ ) 


विवोद (पु) [वि--वह 1-तृच्‌] बूल्हा, पति । करना--विक्रम० २।१४ 8. सुपुर्दे करना, सौंपना 


विव्बोक दे० बिव्योक--विव्वोकस्ते मुरविजयिनो वत्मपाती 
बभूव--उ० सं० ४३] ` 


बिश (तुदा० पर० विश्वति, विष्ट) 1. प्रविष्ट होना, 


जाना, दाखिल होना - विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनम्‌ 
कु ५१३०, रघु० ६1१०, १२, मेघ० १०२, 
भग० ११1२९ 2. जाना या पहुंचना, अधिकार में आना 
किसी के हिस्से में पडना-उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः 
कोशलेश्वरम्‌ - रघु० ४।७० 3. बैठ जाना, बस जाना 
4. घुस जाना, व्याप्त हो जाना 5. स्वीकार करना, 
उत्तरदायित्व लेना, -प्रेर० (वेशयति-ते) घुसाना, | 
प्रविष्ट कराना -इच्छा० (विविक्षति) प्रविष्ट होने | 
की इच्छा करना, अनु --, 1. सम्मिलित होना | 
2. किसी का अनुगमन करना, बाद में प्रविष्ट होना, ! 
अनुप्र ,सम्मिलित होना (आलं० से) दूसरे की | 
इच्छानुसार' अपने आप को ढालना, --यस्य यस्य हि 

यो भावस्तस्य तस्य हितं नरः, अनुप्रविश्य मेधावी 

क्षिप्रमात्मवर्श नयेत्‌-पंच० १६८, अभिनि- , | 
(आ०) 1. सम्मिलित होना, अधिकार करना 
2. सहारा लेना, अधिकार कर लेना -अभिनिविशते 
सन्मार्गेम्‌ -सिद्धा”, भयं तावत्सेव्यादभिनिविशते 
“मुंद्रा० ५१२, भट्टि० ८८०, आ - ,1. प्रविष्ट होना | 
-रघु० २।२६ 2. अधिकार करना, कब्जे में ले लेना, 
काबू कर लेना 3. पहुंचना 4. किसी विशेष स्थिति | 
पर पहुंचना, उप--,1. बैठ जाना, आसन ग्रहण करना 


रघु० १९४, निस्‌--, 1. सुखोपभोग करना 
~ ज्योत्स्नावतो निविशति प्रदोषान्‌ - रघु० ६।३४, 
निविष्टविषयस्नेह: स दशांतमुपेयिवान्‌ -- रघु० १२1१, 
४1५१, ६५०, ९३५, १३६६०, १४८०, १८३, 
१९४७, मेघ० ११० 2. अलंकृत करना, आभूषित 
करना 3. विवाह करता, प्र--., 1. प्रविष्ट होना 
2. आरम्भ करना, शुरु करना, (-प्रेर०) प्रस्तुत 
करना, प्रवेष्टा के रूप में आगे आगे चलना, 
विनि --,रक्खा जाना, बिठाया जाना, (प्रेर०) 
1. स्थिर करना, रखना - कु० १।४९, रघु० ६1६३, 
ह से कुचकलशं विनिवेशय--गीत० १२ 2. बसाना, 
नई बस्ती बसाना--कु० ६1३७, सम्‌ -, 1. प्रविष्ट 
होना 2. सोना, लेटना, आराम करना-संविष्ट: 
कुशशथने निशां निनाय --रघु० १।९५ मनु० ४।५५, 
७1२२५ 3. सहवास करना, मेथुन करना-- षोडशर्तु- 
निशा: स्त्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌- याश० 
१।७९, मनु० ३।४८ 4. सुखोपभोग करना, समा--, 
1. प्रविष्ट होना, भट्टि ८।२७ 2. पहुंचना 3. लग 
जाना, तुल जाना, संनि, (प्रेर०) --1. रखना, घरना 
2. स्थापित करना, ऊपर धरना--रघु० १२।५८। 


विश्‌ (पुं०) [ विश्‌-क्विप्‌ ] 1. तीसरे वर्ण का मनुष्य, 


बस्य 2. मनुष्य 3. राष्ट्र, स्त्री० 1. राष्ट्र, प्रजा 
2. पुत्री। सम०--पण्यम्‌ सामान, व्यापारिक माल, 
--पतिः (विशांपतिः भी) राजा, प्रजा का स्वामी । 


भग० १।४६ 2. डेरा डालना 3. स्वीकार करना, | विशम्‌ [विद्यु++क] कमल की गंडी के तन्तु, रेशे--तु० 


अभ्यास करता --प्रायमुपविशति +. उपवास करना 
-भट्टि० ७७५, नि--, (आ०) 1.बैठ जाना, आसन 
ग्रहण करना---नवांबुदश्यामवपुन्यंविक्षत (आसने) 
“ शि० १।१९ 2. पड़ाव डालना, डेरा लगाना 
““रघु० १२।६८ 3. प्रविष्ट होना, रामशालां न्यविक्षत 


"भट्टि> ४।२८, ६।१४३, ८।७, रघु० ९८२ 


बिस । सम० - आकरः एक प्रकार का पौधा, भद्र- 
चूड,--कंठा सारस । 


विशद्कूट (वि०) (स्त्री०-डा,-डी) [विञ-शंक्‌ +-अटच्‌] 


1. बड़ा, विशाल, बृहत्‌ -विशद्धुटो वक्षसि बाणपाणिः 
नप मैट्टि० २५०, शि० १३।३४ 2. मजबूत, प्रचंड, 
शक्तिशाली । 


4. स्थिर किया जाना, निदिष्ट किया जाना --सूयं- | विशङ्का [विशिष्टा विगता वा शङ्का -प्रा० स०] डर, 


निविष्टदृष्टिः --रघु० १४६६ 5. व्यस्त होना, अनु- | 


आशङ्का । 


षक्त होना, तुळ जाना, अभ्यास करना--श्रृतिप्रामा- | विशद ( वि० ) [वि+शद्‌+-अच्‌] 1. स्वच्छ, पवित्र, 


प्यतो विद्वारस्वधर्मे निविशेत वे -मनु० २।८ ४. विवाह 
करना ('निविश के स्थान पर), (प्रेर० ) 1. जमाना, 
निदिष्ट करना, (मन, चित्त) लगाना, भग० १२८ 
2. स्थित करना, धरना, रखना रघु० ६१६, ४1३९ 
७1६३ 3. बिठाना, स्थापित करना जरघुण १५९७ 
4. जीवन में स्थित कराना, विवाह कराना--श० 
४।१९ 5. (सेना आदि का) डेरा डालना रघु० 
५४२, १६।३७ 6. रेखांकन करना, चित्रित करना, 
चित्र बनाना चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
णणक्ष० २।९, मालवि० ३।११ 7. लिख लेना, उत्कीर्ण | 


निर्मल, विमल, विशुद्ध --योगनिद्रान्तविशबै: पावनै- 
रवलोकनेः --रघु० १०।१४, १९।३९, रत्न० ३९, 
कि० ५।१२ 2. सफेद, विशुद्धश्‍वेत रङ्ग का-- निर्धी- 
तहारगुलिकाविशदं हिमांभः -रघु० ५१७०, कु» 
१।४०, ६।२५, शि० ९।२६, कि० ४२३ 3. उज्ज्वल, 
चमकीला, सुन्दर--कु० ३।३३, शि० ८।७० 4. साफ, 
स्पष्ट, प्रकट 5. शान्त, निश्चिन्त आराम सहित-जातो 
ममायं विशदः प्रकामं (अन्तरात्मा) --श० ४।२२। 


विशयः [वि+-शी+-अच्‌] 1. सन्देह, अनिइचयता, अधि- 


करण के पांच अंगों में से दूसरा 2. शरण, सहारा । 


( ९५६ ) 


बिशरः [वि+-शुन-अप्‌] 1. टुकड़े-टुकड़े करना, फाड़ 
डालना 2. वध, हत्या, विनाश । 

विशल्य (वि०) [विगतं शल्य यस्मात्‌ --प्रा० ब०] कष्ट 
और चिन्ता से मुक्‍त, सुरक्षित । 

विशसनम्‌ [वि-+-शस्‌-ल्युट] 1. वघ, हत्या, पशुमेध 
-उत्तर० ४५ 2. बर्वादी,-नः 1. कटार, टेढ़े फल की 
तलवार 2. तलवार । 

विशस्त (भू> क० कृ०) [वि--शंस्‌-+-क्त| 1. काटा हुआ, 
चीरा हुआ 2. उजड्ड, अशिष्ट 3. प्रशस्त, विख्यात । 

विशस्त (पु०) [वि-+शस्‌ +तूच्‌] 1. हत्या करने वाला 
या बालि के लिए वध करने वाला व्यक्ति 2. चाण्डाल । 

विश्वस्त्र (वि०) [विगतं शस्त्र यस्य] बिना हथियारों के, 
शस्त्ररहित, जिसके पास बचाव के लिए कुछ न हो । 


बिज्ञाख; [विशाखानक्षत्रे भवः--विशाखा --अण्‌] 1. काति- 
केय का नाम मंहावी० २1३८ 2. घनुष से तीर 
छोड़ते समय की स्थिति (इसमें धनुर्धारी एक पग 
पीछे तथा एक जरा आगे करके खड़ा होता है) 
3. भिक्षुक, आवेदक 4. तकुवा 5. शिव का नाम । 
सम०--जः नारंगी का पेड़ । 

विशाखल दे० विशाख (2) 1 

विज्ञाखा [विशिष्टा शाखा प्रकारो यस्य--प्रा० ब०](प्रायः 
द्विवचनान्त) सोलहवाँ नक्षत्र जिसमें दो तारे सम्मि- 
लित होते हैँ--किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशकलेखा- 
मनुवर्तेते--श० ३। 

विज्ञायः [वि--शी--घडा,] बारी-बारी से सोना, शेष 
पएरेदारो का बारी-बारी से पहरा देना । 

विज्ञारणम्‌ [वि--शृन-णिच्‌--ल्युट्‌] 1. टुकड़े-टुकड़े करना, 
फाडना 2. हत्या, वध । 

विज्ञारद (वि०) [विशाल--दा--के, छस्य रः] 1. चतुर, 
कुशल, प्रवीण, विज्ञ, जानकार (प्रायः समास में) 
--मधुदान विशारदाः - रघु० ९२९ ८1१७ 
2. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ 3. मशहूर, प्रसिद्ध 4. साहसी, 
भरोसे का,--दः बकुलवृक्ष, मौलसिरी का पेड़ । 

विज्ञाल (वि०) [वि०--शालच्‌] 1. विस्तृत, बड़ा, दूर 
तक फैला हुआ, प्रशस्त, व्यापक, चौड़ा,-- गृहेविशा- 
लैरपि भूरिशालः--ज्ञि० ३।५०, ११।२३, - रघु० 
२१२१, ६२२, भग० ९।२१ 2. समृद्ध, भरपुरा 
-- श्रीविशालां विशालाम्‌ू-भेघ ० ३० 3. प्रमुख, श्रीमान्‌ 
महान्‌, उत्तम, प्रख्यात, छः 1. एक प्रकार का हरिण 
2. एक प्रकार का पक्षी, - ला 1. उज्जयिनी नगर का 
नाम पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालाम्‌-मेघ० 
३० 2. एक नदी का नाम । सम० अक्ष (वि०) 
बड़ी-बड़ी आँखों वाला, (--क्षः) शिव का विशेषण 
( क्षी) पार्वती का विशेषण । 

विशिख (वि०) [विगता शिखा यस्य प्रा० ब०] मुकुट 


रहित, बिना चोटी का, विना नोक का,--खः 1. 
बाण, माधव मनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि 
लीना--गीत० ४, रघु० ५1५०, महावी० २३८ 
2. एक प्रकार का नरकुल 3. एक लोहे का कौवा । 

विशिखा [विशिख-+टापू] 1. फावड़ा 2. नकुवा ` 3. सुई 
या पिन 4. बारीक बाण 5. राजमार्ग 6. नाई की 
पत्नी । 

विशित (वि०) [वि+-शो¬-क्त| तीब्र, तीक्ष्ण । 

विशिपम्‌ | विशः कपन्‌[ 1. मन्दिर 2. आवासस्थान, घर । 

विशिष्ट (भू० क० कृ०) [विञ- शिष्‌ +-क्त] 1. विलक्षण, 
स्वतंत्र 2. विशेष, असामान्य, असाधारण, प्रभेदक 
3. विशेषगुणसम्पन्न, अक्षणयुक्त, विशेषतायुक्त, 
सविशेष 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमूख, उत्कृष्ट, बढ़िया । 
सम० अहइतवादः रामान्‌ज का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार ब्रह्म और प्रकृति समरूप तथा वास्तविक 
सत्ता मानी जाती हैं अर्थात्‌ मूलतः दोनों एक ही हे, 
बुद्धिः (स्त्री०) प्रभेदक ज्ञान, प्रभेदीकरण,- वर्ण 
(वि०) प्रमुख या श्रेष्ठ रंग का । 

विज्ञोर्ण (भू० क० कृ०) [वि+श्यू-+कक्‍्त] 1. छिन्त-भिन्न 
किया हुआ, तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया हुआ 2. 
मूर्झाया हुआ, कुम्हलाया हुआ 3. गिरा हुआ,-कु० 
५।२८ 4. सिकुड़ा हुआ, संकुचित, या झुरियाँ जिसमें 
पड़ गई हों। सम० पर्णः नीम का पेड़, मूर्ति 
(वि०) जिसका शरीर नष्ट हो गया हो, अनंग - कु० 
५।५४, (तिः) काम देव का विशेषण । 

बिशुद्ध (विश) |वि+शुध्‌+-कत] 1. शुद्ध किया हुआ, 

` स्वच्छ 2. पवित्र, निव्यंसन, निष्पाप 3. बेदाग, 

निष्कलंक 4. सही, यथार्थं 5. सद्गुणी, पुण्यात्मा, 
ईमानदार, खरा -- मा० ७।१ 6. विनीत । 

विशुद्धिः (स्त्री?) [वि+-सुध्‌4-क्तिन्‌] 1. पवित्रीकरण, 
शुद्धिकरण - तदंगसंसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभ- 
स्मरजो विशुद्धये -कु० ५।७९, भग० ६।१२, मनु० 
६।६९, ११।५३ 2. पवित्रता, पूर्णपवित्रता,रघु० 
१।१०, १२।४८ 3. याथातथ्य, यथार्थता 4. परिष्कार, 
भूलसुघार 5. समानता, समता । 

विशूल (व०) [विगतं शूलं यस्य- प्रा० ब०| बिनाबर्छी, 
जिसके पास बर्छी न हो--रघु० १५।५। 

विश्वुंखल (वि०) [विगता श्युंलला यस्य- प्रा” ब०] 
1. जो शृंखला में न बंघा हो (शा०) 2. विश्वुंखलित, 
अनियंत्रित, अप्रतिबद्ध, निरंकुश, बेरोक-शि० १२।७- 
भामि० २१७७ 3. सब प्रकार के नैतिक बंघनों से 
मुक्त, लम्पट-- भर्तृ ०- २।५९ । 

विशेष (वि०) [विगतः शेषो यस्मात्‌--प्रा० ब०] 
1. अजीब 2. पुष्कल, प्रचुर रघु० २।१४,- षः 1. 
विवेचन, विभेदीकरण 2. प्रभेद, अन्तर- निविशेषो 


( ९५७ ) 


विशेषः -भर्तु. ३५० 3. विशिष्टतायक्त अन्तर । 
अनोखा चिह्न, विशेष गुण, विशे षता, वेशिष्ट्य,प्राय 
समास में प्रयुक्त तथा 'विशिष्ट' और'अजीब' शब्दों 
से अनूदित -श० ६1६ 4. अच्छा मोड़, रोग में मोड़ 
अर्थात्‌ अपेक्षाकृत अच्छा परिवर्तन --अस्ति मे विशेष: 
श० ३, अब अपेक्षाकृत अच्छा हूँ 5. अवयव, 
अंग - पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेवान्‌ कु १।२५ 
6. जाति, प्रकार, प्रभेद, भेद, ढंग (प्रायः समास के अंत 
में,-भूतविशेषः उत्तर० ४, परिमलविशेषान्‌ पंच 
१, कदलीविशेषाः कु० १।३६ 7. विविध उद्देश्य 
नाना प्रकार के विवरण (ब० व०)--मेघ० ५८ 
६४ 8. उत्तमता, श्रेष्ठता, भेद, प्रायः समास के 
अन्त में, उत्तम, पूज्य, प्रमुख, उत्कृष्ट अनुभाव- 
विशेषात्तु रघु० १।३७, उपुविशेषण कु० ५।३१, 
रघु० २७, ६।५, कि० ९।५८, इसी प्रकार आकृति 
विशेषाः उत्तम रूप' अतिथिविशेषः 'पूज्य अतिथि 
आदि 9. अनोखा विशेषण, नो द्रव्यों में से प्रत्येक की 
शाश्वत विभेदक प्रकृति 10. (तर्क० में) वेयक्तिकता 
(विप० सामान्य) अनूठापन 11. प्रवं, वर्ग 
12, मस्तक पर चन्दन या केसर का तिलक 13. वह 
शब्द जो किसी अन्य शब्द के अर्थ को सीमित कर 
देता हे, दे० विशेषण 14. ब्रह्मांड का नाम 15. (अलं० 
में) एक अलंकार का नाम जिसके तीन भेद बताये 
गये हैं, मम्मट ने इसकी परिभाषा यह दी हुः--विना 
प्रसिद्धमाधारमाघेयस्य व्यवस्थितिः, एकात्मा य॒गपद्‌ 
वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा । अन्यत््रकुर्वंतः कार्यमशक्या- 
न्यस्य वस्तुनः, तथेव करणं चेति विशेषस्त्रिविध 
स्मृतः काव्य १०। सम० --अतिदेशः विशेष 
अतिरिक्त नियम, विशेष विस्तारित प्रयोग,--उक्तिः 
(स्त्री?) एक अलंकार जिसमें कारण के विद्यमान 
रहते हुए भी कार्य का होना नहीं पाया जाता 
विशेपोक्तिरखंडेषु कारणेषु फलावचः - काब्य» 
१०, उदा० हुदि स्नेहक्षयो नाभूत्स्मरदीपे ज्वलत्यपि 
ज्ञ, विद्‌ (वि०) 1. भेदोंको जानने वाला, 
गुणदोषविवेचक, पारखी 2. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ भर्तृ० 
२।३, लक्षणम्‌,-लिगम्‌ विशेष या लक्षणदशीं चिह्न, 
चनम्‌ वि पाठ या विवि, विधिः, -- झा स्त्रम्‌ 
विशेष नियम । 


विझेषक (वि०) | वि--शिष--ण्वुल्‌ ] प्रभेदक, . कः, 
कम्‌ 1. एक प्रभेदक विशिष्टता या लक्षण विशेषण 

2. चन्दन या केसर का माथे पर लगा तिलक 
मालवि० ३1५ 3. रंगीन उबटन तथा अन्य सुगंधित 

था से मुख या शरीर पर रेखांकन करना-स्वेदोदगमः 
किपुरुषांगनानां चक्रे पदम्‌ पत्रविशेषकेषु-कु० ३।३३, 
रघु० शि» ३।६३, १०१४, - कम्‌ तीन 


०१२६ 


इलोकों का समूह जो व्याकरण की दृष्टि से एक ही 
वाक्य बनता है--द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं जिमि 
इलोकविशेषकम्‌, कलापकं चतुर्मिः स्यात्तदूर्ध्वं कुलकं 
स्मृतम्‌ । 

विशेषण (वि०) | वि+ शिष्‌ +-ल्यृट्‌ | गृणवाचक, णम्‌ 
1. विभेदन, विवेचन 2. प्रभेदन, अन्तर 3. वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता हैं, 
गुणवाचक शब्द, गुण, विशेषता, (विप० विशेष्य ) 
(विशेषण तीन प्रकार का बताया जाता हैं -- व्यावतेक 
विधेय और हेतुगर्भ) 4. प्रभेदक लक्षण या चिह्न, 
5. जाति, प्रकार । 

विशेषतस्‌ (अव्य०) 
खास तौर से । 

विशेषित (भू० क० कृ०) [ विञ-शिष्‌+-णिच्‌ |-क्त | 
1. विलक्षण 2. परिभाषित, जिसके विवरण बता दिये 
गए हों 3. विशेषण के द्वारा जिसकी भिन्नता दर्शा दी 
गई हो 4. श्रेष्ठ, बढ़िया । 

विशेष्य (वि०) [ वि--शिष्‌ -प्यत्‌ ] 1. विलक्षण 
के योग्य 2. मुख्य, बढ़िया,-- ष्यम्‌ वह शब्द जिसे 
विशेषण के द्वारा सीमित कर दिया गया हो, वह 
पदार्थ जो किसी दूसरे शब्द द्वारा परिभाषित, या 
विशिष्ट कर दिया गया हो, संज्ञाशब्द, . विशेष्यं 
नाभिघा गच्छेत्क्षीणशक्तिविशेषणे -- काब्य» २! 

विशोक (वि०) [ विगतः शोको यस्य -प्रा० ब० | शोक 
से मुक्त, प्रसन्न, - कः अशोक वृक्ष --काशोक से 
छुटकारा । 

विशोधनम्‌ [ वि+-शुध्‌+-ल्युट्‌ | 1. शुद्ध करना, स्वच्छ 
करना (आलं० से)--राज्यकंटक विशोधनोद्यतः 
विक्रम० ५।१ 2. पवित्रीकरण, निष्पाप या दोषरहित 
होना 3. प्रायश्चित्त, परिशोघन । 

विशोध्य (वि०) [ वि+-शुध्‌+-ण्थत्‌ ] पवित्र किये जाने 
के योग्य, निर्मळ या शुद्ध किये जाने के योग्य । 

विशोषणम्‌ | विञ-शुष्‌ +ल्युट्‌ ] सुखाता, शुष्कीकरण । 

विश्षणनम्‌, विश्राणनम्‌ | वि~-श्रण्‌ +ल्युट्‌, पक्षे णिच्‌ | 
प्रदान करना, समर्पण करना, अनुदान, उपहार, दान- 
विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ रघु० २।५४। 

विधब्ध (भू? क० कृ) (विस्रब्ध भी) [ वि--श्रम्भ -- 
क्त | 1. बन्द किया गया, विश्‍वास किया गया, सौंपा 
गया 2. विस्वस्त, निडर, भरोसा करने वाला मुद्रा० 
३1३ 3. विश्वसनीय, भरोसे का 4. निश्चल, सोम्य, 
शान्त, निश्चिन्त 5. दृढ़, स्थिर 6. नम्र, विनीत 7 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह, बधम्‌ (अव्य०) विश्वास- 
पूर्वक, निर्भीकता के साथ, बिना डर व संकोच के -- 
विश्रब्धं क्रियतां वराहततिभिः मृस्ताक्षतिः पल्वले 
नाश? २।६। 


[ विशेष--तस्‌ | विशेष रूप से, 


( ९५८ ) 


विश्रमः | विञ-श्वम्‌|-अप्‌ | 1. आराम, विश्रान्ति 2.. 


विराम, विश्राम । 

विश्रस्मः | वि-| श्रम्भून-घङा, ] 1. विश्वास, भरोसा, 
अन्तरंग विश्वास, पूर्ण घनिष्ठता या अन्तरंगता -- 
विश्रम्भादुरसि निपत्य लब्घनिद्रां-उत्तर० ११४९, मा० 
३॥१ 2. गुप्त बात, रहस्य - विश्वंभेष्वम्यंतरीकरणीया 


-का० 3. आराम, विश्राम 4. स्वेहसिक्त परिपृच्छा | 


5. प्रेम-कळह्‌, प्री तिविषयक झगड़ा 6. हत्या । सम ० 


आलापः, - भाषणम्‌ गुप्त वार्तालाप, वार्तालाप, 
पात्रम्‌.-- भूभिः,- स्थानम्‌ विश्वास करने के योग्य 


पदार्थ या व्यक्ति, चिश्वस्त, विश्वसनीय व्यक्ति । 

विश्वयः [ वि-+ श्रि-- अच्‌ | शरण, आश्रयस्थल । 

विश्ववस्‌ (पु०) पुलस्त्य के एक पुत्र का नाम, जो कैकसी 
से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण, विभीषण औरं शूर्पणखा 
का पिता था, कुबेर के एक पुत्र का नाम जो उसकी 
पत्नी इडाविडा से उत्पन्न हुआ था। 

विभाणित {भू० क० कृ०) [ वि+श्रणू-णिच्‌-+-क्त | 
प्रदान किया गया, आपत किया गया-- निःशेषविश्रा- 
णितकोशजातम्‌ - रघु० ५१ । 

विश्वास्त (भू? कः कृ०) | वि-+-श्रम्‌--क्त | 1. बन्द 
किया हुआ, रोका गया 2. आराम किया हुआ, विश्राम 
किया हुआ 5. सौम्य, शान्त, स्वस्थ । 

लिश्रास्ति: (स्त्री०)) [ वि-श्रम्‌--क्तिनू | 1. आराम, 
विश्राम 2. रोक, थाम । 

विक्षामः [ वि+श्रम्‌य-घञ्ञ्‌ ] 1. रोक, थाम 2. आराम, 
चैन -- विश्राबो हदयस्य यत्र - उत्तर० १।३९ 3, 
शान्ति, सोम्यता, स्वस्थता । 

विश्रावः | वि+श्ुन॑ घडा, ] 1. चूना, टपकना, बहना 
('विसाव' के स्थान में) 2. ख्याति, कीति । 

बिश्वुत (भू० क० कु?) [ वि--श्रु--क्त ] प्रख्यात, लब्घ- 
प्रतिष्ठ, यशस्वी, प्रसिद्ध 2. प्रसन्न, आनन्दित, खुश 
3. बहता हुआ । 

विश्रुतिः (स्त्री०) ।- श्रु त-क्तिन्‌ ] प्रसिद्धि, ख्याति । 

मिइलथ (वि० ) पण इलथः प्रा स० ) 1. ढीला, 
शिथिल, खुला हुआ,--रघु० ६।७३ 2. स्फूतिहीन, 
निस्तेज । 

विश्लिष्ट (भूर क० कृ०) [वि--हिलूष्‌ --क्त[ वियुक्त, 


वि श्रु 
शेषम इ 


पृथवकृत, अलग अलग किया हुआ रघु० १२।७६। 

विश्लेषः [वि+िलिप्‌ घञ्‌ 1. अलगाव, वियोजन 
2. विशेषतः प्रेमियों अथवा पति-पत्नी का बिछोह 
3. वियोग तनयाविस्लेषदुःखेैः -श० ४।५, चरणा- 
राविदविएलेष--रघु० १३।२३ 4. अभाव, हानि, 
शोकावस्था :. दरार, छिद्र । 


अरलेषित (भू? क० कु०) [त्रिञर्लिष्‌-+- णिच्‌-क्त] 
किया हुआ, वियुक्त, जुदा किया हुआ । 


विइव (सा० वि०) [विश्‌+व] 1. सारे, सारा, समस्त, 
सार्वलोकिक 2. प्रत्येक, हरेक, (पुं ब० व०) दस 
देवों का समूह (यह 'विश्वा' के पुत्र समझे जाते हैं, 
इनके नाम हैं - वसुः सत्यः त्रतुरदक्ष: काल: कामो धृतिः 
कुरुः, पुरूरवा माद्रवाइच विश्वेदेवाः प्रकीतिताः-- 
इवम्‌ 1. सम्पूर्णं सृष्टि, समस्त संसार-- इदं विश्वं 
पाल्यम्‌--उत्तर० ३।३०, विश्वस्मिन्नघुनन्यः कुलब्रतं 
पालयिष्यति कः भामि० १।१३ 2. सूखा अदरक, 
सोंठ । सम० - आत्मन (पुं) 1. परमात्मा (विश्व 
की आत्मा) 2. ब्रह्मा का विशेषण 3. शिव का 
विशेषण--अथ विश्वात्मने गौरी संदिदेश मिथ 
- सखीम्‌ -- कुर ६।१ 4. विष्णु का विशेषण,--ईशः,-- 
ईइवरः 1. परमात्मा, विश्व का स्वामी 2. शिव का 
विशेषण, (वि०) दुष्ट, नीच, दुर्वृत्त, (ब्रुः) 
1. शिकारी कुत्ता, मृगयोकुककुर 2. स्वस्थ, कर्मन्‌ 
(पुं) 1. देवों का शिल्पी, तु० त्वष्ट्‌ 2. सूर्य का 
विशेषण, ° सुता; सूर्य की पत्नी संज्ञा का 
विशेषण, क्कृत्‌ (१०) 1. सब प्राणियों का स्रष्टा 
2. विश्वकर्मा का विशेषण--,केतुः अनिरुद्ध का 


विशेषण, गंध: प्याज, (-षम्‌) लोबान, गुग्गुल, 
गंधा पृथ्वी,- जनम्‌ मानवजाति, - जनीन,--जन्य 


(वि०) मानवमात्र के लिए हितकर, मनुष्य जाति के 
उपयुक्त, सब मनुष्यों के लिए लाभकर-भट्रि० २।४८ 
२१।१७, - जित्‌ (पुं०) 1. यज्ञ विशेष का नाम-- 
रघु० ५११ 2. वरुण का पाश, देव विशव (पुं०) 
नीचे दे०, - धारिणी पृथ्वी, - घारिन्‌ (पुं०) देव 
-- नाथः विश्व का स्वामी, शिव का विशेषण,- पा 
(पुं) 1. सब का रक्षक 2. सूर्य 3. चन्द्रमा 4. अग्नि, 
-- पावनी, पूजिता तुलसी का पौधा,-प्सन्‌ (पुं०) 
1. देव 2. सूर्यं 3. चन्द्रमा 4. अग्नि का विशेषण 
-- भुज्‌ (वि०) सर्वोपभोक्ता, सब कुछ खाने वाला 
(पुं०) इन्द्र का विशेषण, भेषजम्‌ सूखा अदरक, 
सोंठ, मूर्ति (वि०) सब खूयों में विद्यमान, सर्व- 
व्यापक, विश्वव्यापी, मा० १।३,- योनिः 1. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण,-- राज्‌, - राजः 
विश्वप्रभु, - रूप (वि०) सर्वे व्यापक, सवंत्र विद्यमान 
(षः) विष्णु का विशेषण, (पम्‌) अगर की लकडी,-- 
—रेतस्‌ (पुं०) ब्रह्मा का विशेषण, वाह (वि०) 
(स्त्री? विश्वोही) सब कुछ ढोने वाला, सब का 
भरण पोषण करने वाला, - सहा पृथ्दी,-_ सुज (पुं०) 
—ब्रह्मा का विशेषण, स्रष्टा प्रायेण सामग्र्यविधो . 
गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्ति:--कु० ३।२८ 
१।४९ । 
| बिध्वंकर: [विश्वं सर्व करोति प्रकाशयति-- कृस-ट, 
द्वितीयाया अलुक्‌] आँख, (कुछ के अनुसार-नपुं० ) । 


ero, 


( ९५९ ) 


विज्वतस्‌ (अव्यः) [विश्व न तसील्‌] सब ओर, सर्वत्र, 
सब जगह भामि० १।३०। सम० मुख (वि० ) 
सब ओर मुख किये हुए--भग० ९1१५ । 

विइवथा (अव्य) [विश्‍व-|-थालू] सर्वत्र, सब जगह । 

विश्वंभर (वि०) [विश्वं बिभति विश्व-- भू +-खच्‌, 
मुम्‌] सब का भरणपोषण करने वाला, रः 1. सर्वे 
व्यापक प्राणी, परमात्मा 2. विष्णु का विशेषण 
3. इन्द्र का विशेषण, रा पृथ्वी - विश्वंभरा भगवतीं 
भवतीमसूत - उत्तर० १।९, विश्‍वंभराप्यतिलघुनंरनाथ 
तवांतिके नियतम्‌-काब्य० १० | 

विश्वसनीय (स० कृ< ) [वि-+-श्वस्‌ --अनीयर] 1. विश्वास 
किये जाने के योग्य, विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा 
किया जा सके 2. विश्वास उत्पन्न करने के योग्य - श० 
२, मालवि० ३२ । 


विश्वस्त (भू० क० कृ०) [वि--श्वस्‌-+-क्त] 1. जिस पर 
विश्वास किया गया है, निष्ठ, जिस पर भरोसा किया 


अधिक थी, उदाहरणतः उसने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने, 
इन्द्र के हाथ से झुनःशेपकी रक्षा करने. तथा जह्या 
की भांति पुनः सृष्टि की रचना करने में अत्यधिक 
बल का प्रदर्शन किया । यह बालक राम का साथी ' 
और परामर्श दाता था, इसने राम को अनेक आश्‍चर्य 
जनक अन्त्र प्रदान किये) । 
विश्वावसुः [विश्व +-वसुः, पूर्वपदस्पाकारस्य दीर्घः] एक 
गन्धव का नाम । 
| विश्वास: [वि--श्वस्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. भरोसा, प्रत्यय, निष्ठा, 
विश्रम्भ, दुजंन: प्रियवादीति नैतद्विश्वासकारणम्‌ -- 
श० १1१४, रघु० १५१, हि० ४1१०३ 2. भेद, रहस्य, 
गोपनीय समाचार । सम० -- घातः, - भंगः विश्वास 
को तोड़ देना, धोखा देही, द्रोह, घातिन्‌ ( पुं०) 
धोखा देने वाला मनुष्य, दोही, पातम्‌, - भूमिः, 
स्थानम्‌ भरोसे की वस्तु. विश्वसनीय या भरोते का 
मनुष्य, विश्वासी पुरुष । 


गया है 2. विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला विष्‌ 1 (जुद्दों ० उभ० वेवेष्टि, वेविष्टे, विष्ट) 1. घेरना 


3. निडर, विश्रब्ध 4. विश्वास के योग्य, जिस पर 
भरोसा किया जा सके । 

विश्वाधायस्‌ (पुं०) [बिश्व दधाति पालयति - विश्व †-धा 
णिच्‌ --असुन्‌, पूवं दीघंः] देव, सुर । 


विश्वानरः [विश्व --नर:, पूर्वपददीर्घः] सविता का विशेषण । 


विइवामित्र. [विश्व ¬-मित्रः, विइवमेव मित्रं यस्य ब० स० 
ूर्वेपदस्याकारस्य दीघंः] एक विख्यात ऋषि का नाम । 
यह कान्यकुब्ज का राजा होने के कारण क्षत्रिय था, 
इसके पिता का नाम गाधि था । एक बार यह मृगया 
के लिए घूमता-घूमता वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में 
पहुँचा, वहाँ अनेक गौओ को देख कर उसने अनंत 
धन राशि देकर भी उनको लेना चाहा और न मिलने 
पर बलात्‌ उनको छीनने का प्रयत्न किया । इस बात 
पर एक महान्‌ संघर्ष हुआ, और राजा विश्वामित्र पूर्ण- 
रूप से परास्त हो गया । इस पराजय से विश्वामित्र 
अत्यंत क्षुब्ध हुआ और साथ ही वसिष्ठ के ब्राह्मणत्व 
की शक्ति से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करता 
रहा । यहां तक कि बाद में उसे क्रमशः रार्जाष, 
ऋषि, महर्षि और ब्रह्मापि की उपाधि मिली, परन्तु 
उसे रान्तोप न हुआ क्योंकि वसिष्ट ने अपने मुख से 
उसे ब्रह्मयि नहीं कहा । विश्वामित्र हजारों वर्ष 
तपस्या करता रहा, तब कहीं जाकर बसिष्ठ ने उसे 
ब्रह्मधि कहा । विश्वामित्र ने कई बार वसिष्ठ को 
उत्तेजित करने का प्रयत्न किया, उदाहरणत: वसिष्ठ 
के सी पुत्रों को विश्व/मित्रने मौत के घाट उतार दिया, 
परन्तु वशिष्ट तव भी नहीं घबराया । अन्तिमरूप से 
ब्रह्मापि बनने से पहले विश्वामित्र की शक्ति बहुत 


चीज nnn ane 


2. फैलाना, विस्तार करना, व्यापक होना 3. सामने 
जाना, मुकाबला करना (परिनिष्ठित संस्कृत में इसका 
प्रयोग बहुधा नहीं होता) । 

उ (क्रचा० पर० विष्णाति) वियुक्त करना, अलग- 
अलग करना । 
गो (भ्वा० पर० वेषति) छिइकना, उडेलना । 

विष्‌ (स्वी०) [विष्‌+-क्तिप्‌] 1. मल, विष्ठा, लीद 
2. फैलाना, प्रसारण 3. लड़की जैसा -कि 'विट्पति', 
में। सम०-कारिका (विट्कारिका) एक प्रकार 
का पक्षी, - ग्रहः (विड्ग्रहः) कोष्ठबद्धता, कब्ज, 
--चरः, -वराहूः (विट्चरः, विड्वराहः) - पालतू या ` 
गाँव का सूमर,--रूवणम्‌ (विड्लवणम्‌) एक प्रकार 
का औषधियों में प्रयुक्त होने वाला नमक, सद: 
(विद्सङ्गः) कोष्ठबद्धता, क़ब्ज,-सारिका (विट्‌- 
सारिका) एक प्रकार का पक्षी, मेना । 


बिषम्‌ [विष्‌ +-क] 1. जहर, हलाहल (इस अर्थ में “पुं” 
भी कहा जाता हें) - विषं भवतु मा भूद्रा फटाटोपो 
भयङ्कुरः--पंच० १।२०४ 2. जल, - विषं जलघरैः 
पीतं मूछिताः पथिकाङ्गनाः -- चन्द्रा० ५।८२, (यहाँ 
दोनों अर्थ अभिप्रेत हे) 3. कमलडण्डी के तन्तु या 
रेशे 4. लोबान, एक सुगन्धित द्रव्य का गोंद, रस- 
गन्ध । सम० अवत,--दिग्ध (वि०) विषेला, जहरीला, 
अंकुरः 1. बर्छी 2. विष में वुझा तीर,--अंतकः 
शिव का विशेषण,-- अपह,--घ्न (वि०) विषनाशक, 
विषनिवारक औषधि, - आननः, --आयुधः, आस्थः, 
साँप, आस्वाद (वि०) जहर चखने वाला, - कुम्भः 
जहर से भरा हुआ घडा, --कुमि: जहर में पला हुआ 
कौड़ा,-- न्याय दे० न्याय के अन्तर्गत,--ज्वरः भैसा, 


(९६० 


---दः बादल (दम्‌) तूतिया, दन्तकः साँप,---दर्शन- 
मृत्एकः,- मृत्युः एक पक्षी (इसे चकोर कहते हे), 
+धरः साँप--भामि० १।७४, “निलयः निम्ततर 
प्रदेश, साँपों का बिळ,- पुष्पम्‌ नील कमल, - प्रयोग: 
जहर का इस्तेमाल, जहर देना,-भिषज्‌,--वद्यः 
विषनाशक औषधियों का विक्रेता, साँपों के काटने 
की चिकित्सा करने वाला -संप्रति विषवेद्यानां कमं- 
मालवि० ४,--मम्त्रः 1. साँप के काटे का विष 


) 


विशेषण, - अन्नम्‌ अनोखा या अनियमित आहार 
- आयुधः, इषुः,- - शरः कामदेव के विशेषण 

कालः अननुकूल ऋतु, चतुरस्रः, ` चतुर्भुजः 
विषभ कोण वाला चतुष्कोण,- छदः सप्तपर्णं नाम 
का पेड़, . ज्वर कभी कम तथा कभी अधिक होने 
वाला बुखार,- लक्ष्मीः दुर्भाग्य, विभागः सम्पत्ति 
का असमान वितरण, (वि०) 1. दुर्गम स्थिति 
में होने वाला 2. कठिनाई में रहने बाला, अभागा । 


उतारने का मन्त्र 2. सपेरा, बाजीगर,-- वृक्ष: जहरीला | विषमित (वि०) [विषमञ-इतच्‌] 1. ऊबड़-खाबड़ किया 


पेड, विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छत्तुमसाम्प्रतम्‌ 
--कु० २।५५, “न्याय न्याय के नीचे देखो, वेगः 
जहर का संचार या प्रभाव,--शालूकः कमल की जड़ 

शुकः,-श्दृङ्भिन्‌, सुक्कन्‌ ( पुं० ) भिड, बरं, 
--हृदय (वि०) विषाक्त दिलवाला अर्थात्‌ दुष्टहृदय, 
मलिनात्मा । 


विषक्त (भू० क० कृ०) [वि-सञ्ज्‌--क्त] 1. दृढ्ता- 
पूवंक जमा हुआ, सटा हुआ 2. चिपटा हुआ, चिपका 
हुआ | 

विषण्डम्‌ [विशेषेण पंडम्‌ - प्राश स०] कमलडण्डी के तन्तु 
या रेश । 

विषण्ण (भू० क० कृ०) [विञ-सद्‌+-क्त] खिन्न, मुंह 
लटकाय हुए, उदास, दुःखी, निरुत्साह, हताश । सम० 
मुख, वदन (वि०) उदास दिखाई देने वाला, 
--रूप (वि०) उदासी की अवस्था में पड़ा हुआ । 

विषम (वि०) [विगतो विरुद्धो वा समः-प्रा० स०] 1. जो 
सम या समान न हो, खुरदरा, ऊबड़-खाबड़ -पथिषु 
विषमेष्वप्यचलता - मुद्रा ३।३, पञ्च० १६४, मेघ? 
१९ 2. अनियमित, असमान--मा० ९।४३ 3. उच्चा- 
वच, असम 4. कठिन, समझने में दुष्कर, आइचये- 
जनक कि० २।३ 5. अगम्य, दुर्गम--कि० २1३ 
6. मोटा, स्थूल 7. तिरछा -मा० ४।२ 8. पीड़ाकर, 
कृष्टदायक--भर्तृ० ३1१०५ 9. बहुत मजबूत, उत्कट 
--मा० ३।९ 10. खतरनाक, भयानक -मुच्छ० 
८१, २७ मुद्रा० ११८, २।२० 11. बुरा, प्रतिकूल 
विपरीत---पंच० ४१६ 12. अजीब, अनोखा, अनु- 
पम 13. बेईमान, कलापूर्ण, -मम्‌ 1. असनता 
2. अनोखापन 3. दुर्गम स्थान, चट्टान, गड्ढा आदि 
4. कठिन या खतरनाक स्थिति, कठिनाई, दुर्भाग्य, 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्याति पुरा- 
कृतानि ` भर्तृ० २।९७, भग० २।२ 5. एक अलंकार 
का नाम जिसमें कार्य कारण के बीच में कोई अनोखा 
या अघटनीय संबंध दर्शाया जाता हे. यह चार 
प्रकार का माता जाता हुँ दे० काव्य०, का० १२६ 
व १२७, - मः विष्णु का ताम । सम० अक्षः, 
--ईक्षणः, -- नयनः, - मेत्रः+--लोचनः शिव के 


हुआ, असम, कुटिल 2. सिकुड़न वाला, त्योरीदार 
कठिन या दुर्गम बनाया गया । 


विषयः [विषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषयिणं संबध्नन्ति 


--वि--सि--अच्‌, षत्वम्‌] ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
पदार्थ (यह पाँचों ज्ञानन्द्रियों के अनुरूप गिनती में 
पाँच है - रूप, रस, गंध, स्पशे और शब्द जिनका 
संबंध क्रमशः आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा और कान 
से है), श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ 

श० १1१ 2. लौकिक पदार्थ, या वस्तु, मामला, 
लेन-देन 3. ज्ञानेर्द्रियों द्वारा प्राप्त आनन्द, लौकिक 
या मेथुनसंबन्धी उपभोग, वासनात्मक पदार्थ (प्रायः 
ब० व० में), यौवने विषर्येषिणाम्‌-रघु० १८ 
निविष्ट विषयस्नेहः-- १२।१, ३।७०, ८1१०, १९।४९, 
विक्रम० १।९, भग० २।५९ 4. पदार्थ, वस्तु, मामला, 
बात--नार्यो न जग्मुविषयांतराणि-रघु० ७।१२, 
८1८९ 5. उद्दिष्ट पदार्थं या. वस्तु, चिल्ल, निशान 
-भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः श० १।३१, 
शि० ९४० 6. कार्यक्षेत्र, परास, पहुँच, परिषि 
सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि भो 
--उत्तर० ३।४५, संकलवचनानामविषय:--मा० 


. १३०, ३६, उत्तर० ५1१९, कु० ६1१७ 7. विभाग, 


क्षेत्र, प्रान्त, भूमि, तत्त्व सर्वत्रीदरिकस्याम्यवहार्यमेव 
विषय: विक्रम० ३ 8. विषयवस्तु, आलोच्य विषय, 
प्रसंग,--भामि० १११०, इसी प्रकार 'श्युद्धारविषयिको 
ग्रन्थ” ऐसी पुस्तक जिसमें प्रीतिविषयक बातों का 
उल्लेख हो 9. व्याख्येय प्रसंग या विषय, शीर्षक, 
अधिकरण के पाँचों अंगों में से पहला 10. स्थान, 
जगह--परिसरविषयेषु लीढमुक्ताः कि० ५।३५ 
11. देश, राष्ट, राज्य, प्रदेश, मंडल, साम्राज्य 12 
शरण, आश्रय 13. ग्रामों का समूह 14. प्रेमी, पति 
15. वीर्य, शुक्र 16. धार्मिक अनुष्ठान (विषय की 
बाबत, के विषय में, के संबंध में, इस मामले में के 
बारे में, बाबत -या तत्रास्ते युवतिविषये सृष्टिरा- 
देव धातु:- मेघ० ८२, स्त्रीणां विषये, धनविषये 
आदि)! सम० --अभिरतिः 1. सांसारिक विषय 
वासनाओं में आसक्ति -कि० ६।४४, इसी प्रकार 


( ९६१ ) 


अभिलाब:-कि० ३1१३, --आत्मक (वि०) सांसा- 

रिक पदार्थो से युक्त, आसक्त,- निरत (वि०) 
विषयवासनाओं में लिप्त, विषयी, विलासी, इन्द्रिया- 
सक्‍त,--आसक्ति उपसेवा, निरतिः  (स्त्री०), 
-- प्रसंग: भोगविलास, कामासक्ति, ग्रामः उन पदार्थों 
का समूह जो ज्ञानेन्द्रियो द्वारा जाने जाते हैँ,-सुखम्‌ 
इन्द्रियासक्ति, विषयोपभोग । 

विषयायिन्‌ (पुं) [ विषयान्‌ अयते प्राष्नोति-- विषय +- 
अयू+णिनि ] 1. इन्द्रियसुखों में लिप्त, भोगविलासी 
2. संसार के कार्यों में लिप्त मनुष्य 3. कामदेव 4. राजा 
5. ज्ञानेन्द्रिय 6. भौतिकवादी । 

विषयिन्‌ (वि०) [ विषय-|-इनि ] इन्द्रियसुखसंबंघी, 
शारीरिक, पुं० 1. सांसारिक पुरुष, विषयी, दुनिया- 
दार आदमी 2. राजा 3. कामदेव 4. भोगविलासी, 
लंपट - पंच० १1१४६, श० ५, नपुं० 1. ज्ञानेन्द्रिय 
2. ज्ञान 1 

बिषलः (पं०) जहर, हलाहल । 

विषह्य (वि०) [वि+सह --यत्‌ ] 1. सहन करने के 
योग्य, जो बर्दाश्त किया जा सके अविषह्यव्यसनेन 
धूमिताम्‌ कु० ४३०, रघु ० ६।४७ 2. जो बसाया जा 
सके जो निर्धारित किया जा सके मनु० ८।२६५, 
संभव, शाक्य । 

विषा [ विष्‌ +-अच्‌-- टाप्‌ ] 1. विष्ठा, मल 2. प्रतिभा, 
समझ । 

विषाणः, - मम्‌, णो [| विष्‌+-कानच्‌, स्त्रियां डीष्‌ ] 
1. सींग - साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ- 
विषाणहीन:--भतृ ० २।१२, कदाचिदपि परयंटञा्‌ 
जशविषाणमासादयेत्‌ -२।५ 2. हाथी या सूअर के 
दांत--तप्तानासुपदकिरे विषाणभिन्नाः प्रह्लाद सुरक- 
रिणां घनाः क्षरन्तः कि० ७1१३, शि० १।६०। 

विषाणिन्‌ (वि०) [ वियाण+-इनि | सींगों वाला या दांतों 
वाला,--पुं० 1. वह जानवर जिसके सींग हों या दांत 
बाहर निकले हों 2. हाथी शि० ४।६३, १२।७७ 
3. सांड । 

विषादः [ वि+सद्‌--घञा ] 1. खिन्नता, उदासी, 
उत्साहहीनता, रंज, शोक मद्वाणि मा कुरु विषादम्‌ 

भामि० ४।४१ विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः 

प्रत्युत मृदम्‌ भतु ० ३३३५, रघु० ८।५४ 2. निराशा, 
हताशा, नराझ्य़, _विषादलुप्तप्रतिपत्तिसँव्यम्‌--रघु० 
२।४० (विषादश्चेतसो भंग उपायाभावनाशयोः) 
3. थकान, म्लान अवस्था, मा० २।५ ८. मन्दता, 
जडता, संज्ञाहीनता । 

विषादिन्‌ (वि०) [ विषाद ¦ इनि | 1. खिन्न, उद्विग्न 
2. उदास, विषण्ण । 

बिषारः [ विष--क्र--अच्‌ | साँप । 


१२१ 


बिषालु (वि०) [ विष--आलच्‌ ) विषेछा, जहरीला । 

बिषु (अव्य०) [ विष्‌+-कु | 1. दो समान भागों में, 
समान रूप से 2. भिन्नतापूर्वक, विविध प्रकार से 
3. समान, सदुश । 

विषुपम्‌ [ विषु +-पा+क ] दो स्थलबिन्दु जहाँ पर सूर्य 
विषुवत्‌ रेखा को पार करता हुँ । 

विषुवम्‌ [ विषु--वा--क | मेषराशि या तुलाराशि का 
प्रथम बिन्दु जिसमें सूर्य शारदीय या वासन्तिक विषुव 
मं प्रविष्ट होता है, विषुवीय बिन्दु । सम०--छाया 
मध्याह्वकाल में घृपधड़ी के शंकु की छाया,-- दिनम्‌ 
विषुवीय दिम, रेखा विषुवीय रेखा,-- संक्रान्तिः 
(स्त्री०) सूर्य का विषुबीय मागे । 

विषूचिका [ वि--सूच्‌ +प्वुल्‌--टापू, षत्वम्‌, इत्वम्‌ ] 
हजा। 

विष्क्‌ (चुरा० उभ० विष्कयति ते) 1. वघ करना, चोट 
पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना (इस अथे में केवल आत्म- 
नेपदी) 2. देखना, प्रत्यक्ष करना । | 

विष्कन्दः [ वि -]-स्कन्द्‌--अच्‌, षत्वम्‌ | 1, तितरबितर 
होना 2. जाना, गमन । " 

विष्कम्भः [ वि--स्कभ्‌ --अच्‌ ] 1. अवरोध, रुकावट, 
बाघा 2. दरवाजे की सांकल, चटकनी 3. घर में 
लगा शहतीर 4. थूणी, खंभ 5. वृक्ष 6. (नाटकों में) 
नाटकों के अंकों के मध्य में मध्यरंग का दृश्य जो दो 
मध्यम या निम्नदर्जे के पात्रों द्वारा प्र दतत किया 
जाता हं, तथा जिसमें श्रोताओं के सामने अंकों के 
अन्तराल में तथा बाद में होने वाली घटनाओं को 
संक्षेप में कह कर नाटक की कथावस्तु के अवान्तर 
भागों का नाटक की मुख्य कथा से संबन्ध स्थापित 
कर दिया आता हँ । साहित्यदर्पण में इसकी निम्नां- 

- कित परिभाषा दी गई हूँ वृत्तवतिष्यमाणानां कथां 
शानां निदर्शक: । संक्षिप्तार्थस्तु विष्कभः आदावंकस्य 
दशितः। मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ३०८ 
7. वृत्त का व्यास 8. योगियों की विशेष मुद्रा 
9.. विस्तार, लम्बाई । 

विष्कंमक दे० विष्कंभ । 
विष्कंभित (वि०) 
अवरुद्ध । 
विष्क॑भिन्‌ (पूं) [विष्कभ्‌+-इनि] द्वार की अर्गला, 
सांकळ या चटखनी । 
विन्किरः [वि--कृ--क, सुट्‌, षत्वम्‌ ] 1. इधर उधर 
` बखेरना, फाड़ डालना 2. मुर्गा 3. पक्षी, तीतर की 
जाति का पक्षी-छायापस्किरमाणविष्किरमुखबव्याकृष्ट- 
कीटत्वचः उत्तर० २।९। 
विष्टपः,-वस्‌ | विष्‌+-कपन्‌, तु ] ससार, भुवन- कु० 


[ विष्कंभ-इतच्‌ ] बाधायृषत, 


( ९६२ ) 


३।२०, तु" त्रिविष्टप । सम०--हारिन्‌ (वि०) जो 
संसार की प्रसन्न करता है -भतुँ० २२५ । 

विष्टब्ध (भू० क० कृ०) [ विञ-स्तंभू +-क्त ] 1. पक्का 
जमाया हुआ, भली भांति आश्रित 2. टेक लगा हुआ, 
सहारा दिया हुआ 3. अवरुद्ध, सबाघ 4. लकवा के 
रोग से ग्रस्त, गतिहीन । 

विष्टंभः [ वि--स्तंभू-_-घञ_ | 1. पक्की तरह से जमाना 
2. अवरोध, रुकावट, वाघा 3. मूत्रावरोघ, मलावरोघ 
कोष्ठबद्धता 4. लकवा 5. ठहरना, टिकाव । 


बिष्टरः | वि--स्तु +अप्‌, षत्वम्‌ ] 1. आसन, (स्टूल, 
कुर्सी आदि) -रघु० ८1१८ 2. तह, परत, बिस्तरा 
(कुश आदि घास का) 3. मुट्ठीभर कुशाघास 4.`यज्ञ 
मे ब्रह्मा का आसन 5. वृक्ष । सम०-- भाज्‌ (वि०) 
आसन पर बैठा हुआ, आसन पर विराजमान--कु० 
७।७२, -श्रवस्‌ (पुं०) विष्णु या कृष्ण का विशेषण 
+शि० १४।१२। | 
विष्टिः (स्त्री०) [विष्‌ +-क्तिन्‌ | 1. व्याप्ति 2. कमं, 
व्यवसाय 3. भाडा, मज़दूरी 4. बेगार 5. प्रेषण 
6. नरकवास ! 
विष्ठलम्‌ [ विदूर स्थलम्‌ प्रा० स० ] दूरवर्ती स्थान, 
फासले पर स्थित । 
विष्ठा [ वि--स्था--क-|-टापू, षत्वम्‌ ] 1. मल, लीद, 
पाखाना, --मनु० ३1१८०, १०।९१ 2. पेट । 
विष्णु: [ विष्‌ +-नृक्‌ | देवत्रयी में दूसरा, जिसको संसार 
का पालनपोषण सौंपा गया हे, (इस कतंव्य को भिन्न 
भिन्न अवतार धारण करके संपन्न किया जाता हैं, 
अवतारों के विवरण के लिए दे० अवतार) इस शब्द 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है-- यस्माद्विश्वमिद 
सर्व तस्प्र शक्त्या महात्मनः, तस्मादेवोच्यते विष्णु- 
विशवातो: प्रवेशनात्‌ -- 2. अग्नि 3. पुण्यात्मा 4. विष्णु- 
स्मृति के प्रणेता। सम० कांची एक नगर को 
नाम, क्रमः विष्णु के पग, गुप्तः चाणक्य का नाम, 
-तैरूम्‌ एक प्रकार औषधियों से बनाया गया तेल, 
--दैवत्या प्रत्येक पक्ष (चान्द्रमास के) की एकादशी 
और द्राइशी, पदम्‌ 1. आकाश, अन्तरिक्ष 2. क्षीर- 
सागर 3. कमल, पदी गंगा का विशेषण,--पुराणम्‌ 
अठारह पुराणों में से एक पुराण, प्रीतिः (स्त्री०) 
विष्णुपूजा को स्थापित रखने के लिये ब्राह्मणो को 
अनुदान के रूप में दी गई शुल्क से मुक्त भूमि, 
रथः गरुड का विशेषण, रिगीवटेर, लबा, 
लोकः विष्णु का संसार,--वल्लभा 1. लक्ष्मी का 
विशेषण 2. तुलसी का पोघा, - बाहनः, बाह्याः 
गरुड फे विशेषण । 
विष्यन्दः [वि --स्पन्द --घञ्य ] धड़कन, स्पन्दन, धक-घक 
होना। 


विष्फारः [वि--स्फुर--णिच्‌, उकारस्य आत्वम्‌] 1. धनुष 
की टंकार 2. थरथराहट । 

विष्य (वि०) [विशेण वध्यः--विष--यत्‌] विष देकर 
मारे जाने योग्य, जिसको जहर देकर मार 
दिया जाय । 

विष्यन्दः [वि¬ स्यन्द्‌ +-घञ्ञ्‌ | बहना, टपकना । 

विष्व (वि०} पीडाकर, क्षतिकर, उत्पातकारी । 

विष्दच्‌, विष्वञ्च (वि०) [विषम्‌ अञ्चति विपु--अच्‌ 
ल्किन्‌] (कर्तु०, ए० व० पुं० विष्वङ्‌, स्त्री» विषूची; 
नपुं० विष्वक्‌) 1. सर्वत्र जाने वाला, सवंव्यापक,--- 
विष्वङ्मोहः स्थययति कथं मन्दभाग्यः करोमि 

उत्तर०३।३८, मा० ९।२० 2. भागों नें अलग 

अलग करने वाला 3. भिन्न, (विष्वक्‌ शब्द क्रिया 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हैं तो इस का अर्थ 
है 'सवंत्र' 'सबओर' 'चारों तरफ कि० १५।५९, 
पञ्च» २२, मा० ५४४, ९।२५) । सम० सेनः 
(विष्वक्सेनः, या विष्वक्षेणः) विष्णु का विशेषण 
-- साम्यमाप कमलासखविष्वकसेनसेवितयुगान्त- 
पयोधेः -- शि० १०1५५, विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्सवं 
लोकप्रतिष्ठाम्‌. रघु० १५।१०३, प्रिया लक्ष्मी 
का नाम । 

विष्वणनम्‌, विष्वाणः [वि--स्वत्‌ू“ल्युटू, घडा वा, 
षत्वणत्वे) भोजन करना, खाना । 

विष्वद्रथय (द्वय) च्‌ (वि०) (स्त्री० विष्वद्रीची) 
[विष्वच्‌--अज्च्‌ --व्किन॒ अद्रि आदेशः] सवेग, 
सर्वव्यापक, विश्‍वद्रीचीविक्षिपन सेन्यवीची:- शि ० 
१८।२५, विष्वद्रीच्या भुवनमभितो भासते यस्य 
भासा भामि० ४।१८। 

बिस्‌ ! (दिवा० पर० विस्यति) डालना, फेंकना, भेजना । 
1 (स्वा० पर० वेसति) जाना, हिलना-जुलना । 

विस्‌ दे० 'विस' । 

विसंयुक्त (भू क० कृ०) [विञ-सम्‌+-युज्‌+-क्त) 
अलग-अलग किया हुआ, पृथक्‌ पृथक्‌ किया हुआ । 

विसंयोगः [वि-†- सम्‌ +-युज्‌ ‡-घञ्ञ्‌] अलग-अलग होना, 
बिछोह, वियोग । 

विसंवावः [वि--सम्‌+ वद्‌-घञ्‌] 1. धोखा, प्रतिज्ञा 
भंग करना, निराशा 2. असंगति, असंबद्धता, असह- 
मति 3. वचनविरोध । 

विसंवादिन्‌ (वि०) [विसंवाद--इनि] 1. निराश करने 
वाला, घोखा देने वाला 2. असंगत, विरोधात्मक 
3. भिन्न मत रखने वाळा, असहमत--रघु० १२।६७ 
4. जालसाज, धूर्त, मक्कार । 

विसंष्ठु (वि०) [वि--सम्‌--स्था--उल्च्‌] 1. अस्थिर, 
बिक्षुब्ध 2. असम । 

विसंकट (वि०) [विशिष्टः संकटो यस्मात्‌--प्रा० ब०] 


(९६३ ) 


भयानक, डरावना--मा० ५।१३--तु० विशंकट, 
"णद: 1. सिह 2. इंगुदी का वृक्ष । 

विसंगत (वि० ) [विञसम्‌+-गम्‌+-क्त] अयोग्य, 
असम्बद्ध, बेमेल । 

विसंधिः [विरुद्धः सन्धि,-- प्रा’ स] अनभिमत सन्धि 
या सन्धि का अभाव (यह साहित्यरचना में एक 
दोष माना जाता हे) दे० काव्य» ७ । 

विसरः [वि--सू--अप्‌] 1. जाना 2. फलाना, विस्तार 
करना 3. भीड़, समुच्चय, रेवढ़, लहण्डा 4. बड़ी 
राशि, ढेर मा० १।३७। 

बिसगः [विञ-सृज्‌+-घञञ्‌ | 1. भेज देना, उद्गार 
2' गिराना, उडेलना, बूँद-बूंद करके गिराना रघु» 
१६।३८ 3. डालना, फेंकना 4. प्रदान करना, मेंट, दान 
आदान हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव-रघु० ४।८६, 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'उडेलना' भी है) 5. भेज देना, 
विसर्जन 6. परित्याग, छोड़ देना 7. उत्सर्जन, मलत्याग 
जैसा कि 'पुरीष विसर्ग” में 8. जुदाई, वियोग 9. मोक्ष 
10. प्रकाश, ज्योति 11. लिखने में एक प्रतीक, जो 
स्पष्ट रूप से महाप्राण हे तथा दो बिन्दु (:) लगा 
कर प्रकट किया जाता हैं 12. सूर्य का दक्षिणायन 
13. लिङ्ग, शिशन । 

बिसर्जनम्‌ [वि+-सृज्‌+-ल्युट्‌) 1. उद्गार, प्रेषण, उडे- 
लना--समतया वसुवृष्टिविसजनेः--रघु० ९।६ 
2. प्रदान करना, भेंट, दान--रघु० ९1६ 3. मलत्याग, 
मनु० ४।४८ 4. डाल देना, त्याग देना, परित्याग 
करना--रघु० ८२५ 5. भेज देना, बिदा करना, 
6. (देवता को) बिदा करना (विप० आवाहन) 
7. किसी विशेष अवसर पर साँड को छोड़ 
देना । 

विसर्जनीय (वि०) [विञ-सृज्‌ +-अनीयर्‌] परित्यक्त किये 
जाने के योग्य,--यः--विसगग (:) दे० । 

विसजित (भू० क० कृ०) [वि+-सृज्‌+णिच्‌+-क्त] 
1. उद्गीर्ण, उगला गया 2. प्रदत्त 3. छोड़ा गया, 
त्याग दिया गया, परित्यक्त 4. भेजा गया, प्रेषित 
5. बिदा किया गया, तितर-बितर किया गया । 

विसर्पः [वि-सृप्‌+-घञ्ञ्‌} 1. रंगना, सरकना 2. इधर 
से उधर आना और जाना 3. फेलाव, संचार-उत्तर० 
१।३५ 4. किसी कर्म का अप्रत्याशित या अनपेक्षित 
फल 5. एक प्रकार का रोग, सूखी खुजली । सम० 
--ध्नम्‌ मोम ¦ 

विसपंणम्‌ [विञ-सप्‌+-ल्यृट्‌] 1. रंगना, सरकना, शर्नः 
शनैः चलना 2. प्रसारण, फॅलाव, विस्तारण । 

विसपिः, विसपिका दे० उ० विसर्पं (5) । 

बिसल दे० 'बिसल' । 

बिसारः [वि--सृ+घज्म_] 1. फैलाना, बिछाना, प्रसारण 


2. रंगना, सरकना 
2. शहतीर । 

विसारिन्‌ ( वि० ) ( स्त्री०-णी ) [वि+-सृ+-णिनि] 
1. फेलाने वाला, प्रसार करने वाला 2. रेंगने वाला, 
सरकने वाला, पुं० मछली । 


बिसिनो दे० 'विसिनी' । 


3. मछली,--रम्‌ 1. लकड़ी 


| बिसिल दे० 'बिसिल' । 


विसूचिका [वि +-सूच्‌+-ण्वुल्‌-- टाप्‌, इत्वम्‌] हेजा । 

बिसूरणम्‌,-णा [वि~ सूर्‌ +-स्युट्‌] दुःख, शोक । 

विसूरितम्‌ [वि+-सूर्‌ +क्त] पश्चात्ताप, दुःख, ता बुखार, 
ज्वर । 

विसृत (भू० क० कृ०) [वि--सू--क्त] 1. फैलाया हुआ, 

` विस्तृत किया हुआ, प्रसारित किया हुआ 2. विस्ता- 
रित, ताना हुआ 3. कहा हुआ । 

विसत्वर (वि) (स्त्री०-रो) [वि--स्‌ | क्वरप्‌, तुक्‌] 
1. इधर उधर फैलने वाला, व्याप्त होने वाला बिसृ- 
त्वरेरंबुरुहां रजोभिः-शि० ३1११ 2. रंगना, सरकना । 

विसुमर (वि०) [विञ-सृ+-क्मरच्‌] 1. रेंगने वाला, 
सरकने वाला, शनेः शन: चलने वाला-विसृमरह्लेषित- 
हयः--देणी० ४। : 

विसृष्ट (भू० क० कृ०) [वि+-सृज्‌+-क्त] 1. उद्ग़ीणं, 
उगला हुआ 2. उत्पन्न, निःसृत 3. ढलकाया हुआ, 
टपकाया हुआ 4. भेजा हुआ, प्रेषित--रधु० ५।३९ 
5. बिदा किया गया, जाने दिया गया, कार्यभार से 
मुक्त किया गया-रघु० २।९ 6. निकाल बाहर 
किया गया, फेंका गया 7. दिया गया, प्रदत्त, स्वीकृत- 
्रामेष्वात्मविसृष्टेषु रघु० १।४४ 8. परित्यक्त, 
उन्मुक्त, हटाया गया (दे० वि पूर्वक सृज्‌) । 

विस्त दे० 'बिस्त' । | 

विस्तरः [वि +-स्तृ +-अप्‌] 1. विस्तार, फैलाव 2. सूक्ष्म 
विवरण, व्योरेवार वर्णन, सूक्ष्म ब्यौरे - सा क्षे- 
प्तस्याप्यतोऽस्येव बाक्यस्याथगरीयस:, सुविस्तरतरा 
वाचो भाष्यभूता भवंतु मे शि० २।२४ (विस्तरेण 
बिस्तरतः, विस्तरशः ब्यौरेवार, विस्तारपूर्वक, पूरी 
तरह से, सूक्ष्म विवरण सहित, पुरी विशेषताओं के 
साथ,-अंगुलिमुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोलुमिच्छामि-मुद्रा ० 
१, भग० १०।१८) 3. सुविस्तरना, प्रसारः - अलं 
विस्तरेण 4. बहुतायत, परिमाण, समुच्चय, संख्या 
5. बिस्तरा, तह, स्तर 6. आसन, तिपाई । 

विस्तारः [वि+स्तृ +घज्ण_] 1. फैलाव, विस्तृति, प्रसारण 
प्रांतविस्तारभाजाम्‌-मा० १1२७ 2. आयाम, चौड़ाई 
-विलोकयंत्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः 

रघु० २1११, भग० १३।३० 3. फैलाव, विपुलता, 

विशालता --मध्यः श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार- 
पांडुः. -मेघ० १८ 4. विवरण, पूरा ब्योरा कण्वोऽपि 


( ९६४ ) 


तावच्छुतविस्तारः त्रियताम्‌--श०७ 5. वृत्त का 
व्यास 6. झाड़ी 7. नूतन पल्लवों से युक्‍त पेड़ की 
शाखा । | 

विस्तीर्ण (भू० क० कुऽ) [वि--स्तृ--क्त] 1. बिछाया 
गया, फेलाया गया, विस्तार किया गया 2. चौड़ा, 
विस्तृत 3. विशाळ, बड़ा; विस्तारयुक्त । सम० 
““पर्णम्‌ एक प्रकार की जड़, मानक । 

विस्तृत (भू० क० कु०) [वि+-स्तु +क्त] 1. प्रसारित, 
फेलाया गया, विस्तारयुक्त 2. चौड़ा, फैला हुआ 
3. विपुल 4. सुविस्तर, लबा-चौडा । 

वित्तृतिः (स्त्रो०, [वि~-स्तृ --क्तिन्‌] 1. विस्तार, फैलाव 
2. चौडाई, फासला, विशालता 3. वृत्त का व्यास । 

विष्पष्ट (वि०) [विशेषेण स्पष्ट:-प्रा० स०] 1. सीवा, 
साफ़, सुबोध, 2. प्रकट, स्फुट, सुव्पक्त, खुला, प्रत्यक्ष । 

विस्फारः [वि--स्फुर्‌ +-घञ्ग्‌, उकारस्य आकारः] 1. थर- 
थराहट, कम्पन, घड़कन 2. घनुष की टंकार । 

विस्फारित (भू० क० कृ०) [विस्फार +-इतच्‌ | 1. थरथरी 
पैदा की गई 2. कम्पमान, थरथराता हुआ 3. टंकार- 
युक्त 4. विस्तृत किया हुआ, फॅलाया हुआ 5. प्रकटित 
प्रदशित । 

विस्फुरितः (भू० क० कृ०) [वि+-स्फुर्‌ +क्त] 1. थर- 
यराने वाला, कांपने वाला 2. सूजा हुआ, 
विस्तारित । 

विस्फुलिग; [वि+-स्फुर्‌ +-डु--विस्फु तादृशं लिगम्‌अस्ति 
अस्य] 1. आग को चिनगारी अन्नेज्वलतो विस्फू- 
लिगा विप्रतिष्ठेरन्‌ -शारी० 2. एक प्रकार का विष । 

विर्फूर्जयुः [वि+-स्फूजं )-अथुच्‌] 1. दहाइना, गर- 
जना, कड़कना 2. वादळ को गरज, विजली की कड़क 
3. विजली जसी कड़क, अकस्मात्‌ आभास या आघात- 
ममेव जन्मांतरपातकानां abn sets :— 
रघु १४।६२ ५. (लहरों का) आरोपि होना, 
लहरों का उठना--महोमिविस्फूर्जथुनिविशेषा:---रघु ० 
१३।१२। 

विस्फूजितम्‌ [वि --स्फूर्ज +-क्त] 1. दहाड, चीत्कार 
2. लुढ़कना 3. फल, परिणाम भतू २१२५, ३। 
१४८ । 

विस्फोटः,-टा [वि+-स्फुट्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. फोड़ा, अर्बुद, 
रसौली 2. शीतला, चेचक ! 

वस्सयः [वि--स्मि--अच्‌] 1. आश्चयं, ताज्जुब, अचम्भा, 
अचरज -पुरुष: प्रब भूवाग्नेविस्मयेन सहत्विजामू-रघु ० 
१०।५१ 2. आश्चयं या अचम्भे की भावना, जिससे 
अद्भूत रस की निष्पत्ति होती है, सा० द० २०७ पर 
इसकी परिभाषा दी गई है: विविधेषु पदार्थेषु लोक- 
सीमातिवतिषु, विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदा- 
हृतः 3. घमंड, अभिमान,-तपः क्षरति विस्मयात्‌ 


मनु ४।२३७ 4. अनिश्चय, सन्देह । सम० 
-अरकुल, आविष्ट (वि) आश्चयंयुक्त, अचरज से 
भरा हुआ । 

विस्मयंगम (वि०) [ विस्मयं गच्छति- -विस्मय +-गम्‌ -- 
खश्‌, मुम्‌ | अचरज से भरा हुआ, आश्चर्यजनक । 

विस्मरणम्‌ [ वि-]-स्मृ_-ल्युट्‌ | भूल जाना, विस्मृति, 
स्मृति का न रहना, बिसर जाना .. श० ५।२३ । 

विस्मापन (वि०) (स्त्री०--नी) [वि--स्मि+णिच्‌ +- 
ल्युट्‌, पुकागमः, आत्वम्‌] आश्चयंजनक,--नः 1. काम- 
देव 2. चाल, घोखा, भ्रम,--नम्‌ 1. आइचर्य पैदा 
करना 2. कोई भी आश्चयंजनक वस्तु 3. गंधर्वो का 
नगर (पुं० भी कहा जाता है) । 

विस्मित (भू० क० कृ०) [ वि+-स्मि+-कत ] 1. आइच- 
र्यान्वित, चकित, भोचक्का, हक्काबक्का 2. उलटपुलट 
किया गया 3. घमंडी । 

विस्मृत (भू० क« ०) [ बि+-स्मृन-क्त ] भूला हुआ । 

विस्मृत्तिः (स्त्री०) [ वि+-स्मृ+-क्तिन्‌ ] भूल जाना, 
बिसार देना, अस्मरण । 

क्स्मिर (वि०) [ वि--स्मि--रन्‌ ] भौचक्का, आइ्चर्या- 
न्वित, चकित । 

विम्‌ [ विस्‌-रक्‌ ] कच्चे मांस की गंध के समान गंध । 
सम०--गंषिः हरताल । 

विल्लंसः, स्रा. [ वि--ख्रंस्‌+धञ् ] 1. नीचे गिरना 
2. क्षय, शैथिल्य, कमजोरी, निर्बलता । 

विस्रंसन (वि०) [ वि+स्रंस्‌+-ल्यूट्‌ ] 1. पतनशील या 
बिन्दुपाती -- अन्तर्मोहनमौलिघूर्णनचलन्मन्दारविस्रंसनः 
_>गीत० ३ 2. खोलने वाला, ढीला करने वाला 
नीवीविस्रंसनः करः - काव्य ० ७. --नम्‌ 1. अघःपतन 
2. बहना, टपकना 3. खोलना, ढीला करना 4. रेचक, 
.दस्तावर । 

विस्रब्ध, विभ दे० विश्रब्ध, विश्रम्भ । 

व्स्रिसा [ वि+खंस्‌+-क¬-टाप्‌ ] क्षय, निर्बलता, जर्ज- 
रता । 

क्खिस्त (भू० क० कृ०) | वि¬-स्रंस्‌+- क्त ] 1. ढीला 
किया हुआ 2. दुर्बळ, बलहीन । 

विचः, विरावः [ विसु +अप्‌, घडा वा] बहना, 
बूँद बूँद टपकना, चूना, रिसना । 

विखावणम्‌ [ विख | थिच्‌ +ल्युट्‌ | रक्त बहना । 

विखुतिः (स्त्रीश) [ बि--खु-+-क्तिन्‌ | बह जाना, चूना, 
रिसना । 

विस्र (वि०) [ विरुद्धः विमतो वा स्वरो यस्य - प्रा० 
ब० ] बेसुरा । 

बिहनः [ विहायसा गच्छति मम्‌--ड, निश] 1. पक्षी 
““मैघ० २८, ऋतु० १२३ 2. बादल 3. बाण 4. सूम 
5. चाँद 6. नक्षत्र । 


( ९६५ ) 


विहंगः | विहायसा गच्छति गम्‌--खच्‌, मुम्‌ ] 1. पक्षी 
रघु० १।५१, मनु०. ९५५ 2. बादल 3. बाण 
4. सूय 5. चन्द्रमा । सम० इन्द्रः, --ईक्वरः,--राजः 
गरुड़ के विशेषण । 
विहंगमः | विहायसा गच्छति-गम्‌+-खच्‌, मुम्‌, विहा- 
देशः] पक्षी (गृह दीघिकाः) मदकलोलकलोलनिहं- 
गमाः रघु० ९1३७, मनु० १।३९, हि० १।३७। 
विहंगमा, . विहंगिका [ विहंगम --टापू, विहंग +-कन्‌+- 
टाप्‌, इत्वम्‌ ] विहंगी, वह बांस जिसके दोनों सिरों 
पर बोझ बांध कर लटका दिया जाता हू । 
विहत (भू० क० ०) [बि- हन्‌ "क्त ] 1. पूरी तरह 
आहत, वध किया गया 2. चोट पहुंचाई गई 3. अव- 
रुद्ध, विरोध किया गया, मुकाबला किया गया । 
बिहतिः [ वि+-हन्‌ +-क्तिच्‌ ] मित्र, साथी, (स्त्री०} 
1. हत्या करना, प्रहार करना 2. असफलता 3. परा- 
जय, हार । 
विहननम्‌ | वि+-हन्‌ +ल्युट्‌ ] 1. हृत्या करना, प्रहार 
करना 2. चोट, क्षति 3. अवरोध, रुकावट, अड्चन 
4. रुई धुनने की धुनकी । 
विहरः [ वि~-हृञ-अप्‌ | 1. अपहरण करना, हटता 
2. वियोग, बिछोह । 
विहरणम्‌ | बि+-ह्‌ +-ल्युट्‌ | 1. दूर करना, अपहरण 
करना 2. संर करना, हवाखोरी, इधर उघर टहलना 
3.आमोद-प्रमोद, मनोरञ्जन । 
विहते (पुं) [ विञ-ह्‌ +-तृच्‌ ] 1. भ्रमणशील 2. लुटेरा । 
विहर्षः | विशिष्टो हर्ष: घ्रा० स० | बहुत अधिक 
प्रसन्नता, उल्लास । 
विहसनम्‌ विहसितम्‌ विहासः [ वि+- हस्‌ ल्युट्‌, क्त 
घडा, बा ] मन्द हंसी, मुस्कान । 
बिहस्त (वि०) [विगतः हस्तो यस्य॒ प्रा ब०] 
1. हस्तरहित 2. घबराया हुआ, व्याकुल, पराभूत, 
शक्तिहीन किया हुआ, -मा० १, रघु० ५।५९ 
3. अशक्त (उपयुक्त कार्य करने के लिए) अक्षम, 
रुजा विहस्तचरणम्‌ मालवि० ४ 4. विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌ । 
बिहा (अव्य०) [ वि+-हा-{-आ, नि०] स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
बिहापित (भू० क० कु०) [ वि+-हान-णिच्‌+-क्त, 
पुकागमः | 1. परित्यक्त कराया गया 2 तोड़ मरोड़ 
कर निकाला गया, छुड़ाया गया, तम्‌ भेंट, दान । 
बिहायस्‌ (पु० नपुं) [ वि+हय्‌ + असुन्‌, नि० वृद्धि ], 
आकाश, अन्तरिक्ष कि० १६।४३, (पुं) पक्षी 
ने० ३९९ । 
बिहायस दे० 'विहायस्‌' । 
बिहारः [ वि |-ह, घञ ] 1. हटाना, दूर करना 2. सर 
सपाटा, हवाखोरी, भ्रमण, सर करना 3. क्रीडा, 


खेल, मनोबिनोद, मनोरञ्जन, * आमोद-प्रमोद, 
बिलास विहारशेलानुगतेव नाग: रघु० १६।२६, 
७६, ५।४१, ९।६८, १३।३८,. १९।३७ 4. पग 
रखना, कदम बढ़ांना,-दरमन्थरचरणविहारम्‌-गीत० 
“११, कि० ४।१५ 5. वाटिका, उद्यान, विशेषतः 
प्रमोदवन 6. कन्धा 7. जेनमन्दिर या बौद्धमन्दिर, 
मठ, आश्रम या संघाराम - ४. मन्दिर 9. वागिन्द्रिय 
का बृहद्‌ विस्तार । सम०--गृहम्‌ प्रमोदभवन, 
दासी संन्यासिनी, भिक्षुणी । 

विहारिका [ विहार-- कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] बौद्धमठ । 

विहारिन्‌ (वि०) | विहार+-इनि ] मनोविनोदी या 
दिलबहलावा करने वाला मृगयाविहारिणः-श० १। 

विहित (भू० क० कृ०) [वि+-घा+क्त] 1. किया 
हुमा, अनुष्ठित, कृत , बनाया हुआ 2. क्रमबद्ध किया 
हुआ, . स्थिर किया हुआ, सुव्यवस्थित, नियोजित, 
निर्घारित 3. आदिष्ट, विघान किया हुआ, समादिष्ट 
4. निमित; संरचित 5. रक्खा हुआ, जमा किया हुआ, 
6. सुसज्जित, सम्पन्न 7.किये जाने के योग्य 
8. वितरित, बांटा गया (दे० वि पूर्वक घा),--तम्‌ 
आदेश, आज्ञा । 

बिहितिः (स्त्री) [ वि+-घा+-क्तिन्‌ ] 1. अनुष्ठान, 
क्रिया, कमं 2. ब्यवस्था । 

विहीन (भू० क० कृ०) [वि+हा+क्त | 1. छोड़ा 
गया, परित्यक्त, त्यागा गया 2. शून्य, रहित, वञ्चित 
(प्रायः समास में) विद्याविहीनः पशु: भतं० २२० 
3. अघम, नीच, कमौना । सम० जाति योनि 
(वि०) नीच घर में उत्पन्न, नीच कुल में पैदा हुआ । 


बिहत (भूऽ क० कृ०) | वि--ह--क्त | 1. क्रीडा की, 
“ खेळा हुआ - 2. फुलाया हुआ, सम्‌ स्त्रियों द्वारा प्रेम 

प्रदर्शित करने की दस रीतियों में से एक दे० सा» 
द० १२५, १४६, (इस अर्थ में 'विकृत' भी लिखा 
जाता हे) । 

बिहृतिः (स्त्रीश) | वि+-ह्‌+-क्तिन्‌ ] 1. हटाना, दूर 
करना 2. क्रीडा, मनो विनोद, विहार 3. प्रसार , 

विहेठकः [ वि+हेठ 1 ण्वुल्‌ | क्षति पहुंचाने वाला । 

विहेठनम्‌ | वि+-हेठ्‌+ ल्यट्‌ ] 1. क्षति पहुँचाना, घायल 
करना ` 2. मसलना, पीसना 3. कष्ट देना 4. पीडा, 
दुःख, सताना 

विह्लल (वि०) [ वि+ ह्‌ वल्‌--अच्‌ ] 1. विक्षुन्ध, 
अशान्त, व्याकुल, घबराया हुआ रघु० ८1३७ 
2. डरा हुआ, संत्रस्त 3. उन्मत्त, आपे से बाहर 
4. कष्टग्रस्त, दुःखी-कु० ४।४ 5. विषादपुणं 6. गला 
हुआ, पिघला हुआ । 

बो (अदा० पर० वेति--शास्त्रीय साहित्य में विरल प्रयोग) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. पहुंचना 3. व्याप्त होना 


( ९६६ ) 


4. लाना, पहुंचाना 5, फेंक देना, डालना 6. खाना, 
उपभोग करना 7. प्राप्त करना 8. गर्भधारण करना, 
उत्पन्न करना 9. पेदा होना जन्म लेना 10. चमकना, 
सुन्दर होना । 

वोकः [ अज्‌+-कन्‌, वी आदेशः] 1. वायु 2. पक्षी, 
3. मन । 

बोकाश दे 'विकाश' ! 

बीक्षम्‌ [ विन ईक्षू|-अच्‌ | 1. दृश्य पदार्थं 2. अचम्भा, 
आश्चर्य, क्षः, -क्षा, देखना, ताकना । 

वीक्षणम,--णा [ वि+-ईक्ष्‌ +-ल्यृट्‌ | देखना, निहारना, 
दृष्टि डालना । 

बीक्षितम्‌ [ वि--ईक्ष्‌ +क्त ] दृष्टि, झलक । 

बीक्ष्य (वि०) [.वि--ईक्ष्‌ +-ण्यत्‌ ] 1. देखे जाने के योग्य 
2. दृश्य, दृष्टिगोचर, क्ष्यः 1. नर्तक, नट, अभिनेता, 
पात्र 2. घोड़ा, - क्ष्यम्‌ 1. देखे जाने के योग्य कोई 
भी वस्तु, दृश्यमान पदार्थ 2. आश्चयं, अचंभा । 

वीङ्का [वि+इङ्क +अ--टाप्‌ ] 1. जाना, हिलना- 
जुलूना, प्रगति 2. घोड़े का कदम 3. नाच 4. संगम, 
मिलन । 

वोचिः (पुं०, स्त्री} वीची [ वे-ईचि, डिच्च, वीचि 
--कीष्‌ | 1. लहर-समुद्रवीचीव चलस्वभावा:--पंच ० 
१।१९४, रबु ० ६।५६, १२।१००, मेघ० २८ 2. असं- 
गति, विचारशून्यता 3. आनन्द, प्रसन्नता 4. विश्राम, 
अवकाश 5. प्रकाश की किरण 6. स्वल्पता । सम० 
- -मालिन (पुं०) समुद्र । 

बीची दे० 'वीचि' । 

वीज्‌ 1 (म्वा० आ० वीजते) जाना । 
1 (चुरा० उभ० वीजयति ते) पंखा करना, पंखा 
करके ठंडा करना -खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवृन्तैः 
"मृच्छ ५१३, कु० २।४२, अभि--, उप--, 
परि , पंखा करना ऋतु० ३४, श० ३। 

वोज बीजक, बीजल, दे० बीज, बीजक, बीजल, 

वीजिक वीजिन्‌, वीज्य बीजिक, बीजिन्‌ और बीज्य । 

वीजनः [ वीज्‌ +-स्युट्‌ | 1. चक्रवाक 2. एंक प्रकार का 
चकोर, नम्‌ 1. पंखा करना कु० ४३६ 2. पंखा । 

[विञ-इट्‌ +क-| टाप्‌ ] 1. लकड़ी का एक छोटा 

कड़ा, गुल्ली (लगभग एक बालिइत) जिसको लड़के 

डंडा मार कर खेलते हैं, गुल्ली डंडा । 

वीटिका, बीटी [ वि--इट्‌ +-इन्‌, स च कित्‌, वीटि 

त-कन्‌ञ-टाप्‌, वीटि+-ङीष्‌ वा] 1. पान को वेल, 

- पान लगाना 3. वंधन, गाँठ, ग्रंथि (पहने जाने 

ळे वस्त्र की) 4. चोली की तनी अमरु २३ । 

वीणा | वेति वृद्धिमात्रमपगच्छति वी +-न, नि० णत्वम्‌ ] 
1. सारंगी, बीणा मूकीभूताय़ां वीणायाम्‌ का०, 
मेघ० ८६ 2. विजलो । सम० आस्थः नारद का 


बीटा 


oN 


क्यु 


बीटिः 


| १० _] 


विशेषण,-दच्ड: वीणा की गर्दन-भामि० १॥८०,-वादः, 
वादकः वीणा बजाने वाला । 

औत (भू० क० कृ०) [विञ-इञ-क्त ] 1. गया हुआ, 
अर्ताहत 2. जो चला भया, त्रिदा हो गया 3. जिसको 
जाने दिया गया, ढीला, उन्मुक्त 4. अलगाया हुआ, 
विमुक्त किया हुआ 5. अनुमोदित, पसंद किया गया 
6. युद्ध के अयोग्य 7. पालतू, शान्त 8. मुक्त, शून्य 
(बहुधा समास में) वीर्ताचत, वीतस्पृह, वौतभी, 
वीतशंक आदि,-तः हाथी या घोड़ा जो युद्ध के अयोग्य 
हो या सवाया न गया हो, तम्‌ (हाथी को) अंकुश 
से गोदना तथा पेरों से प्रहार करना,--वीतवीतभया 
नामा: कु० ६1३९ (पाठांतर-दे० इस पर मल्लि०) 
शि० ५।४७। सम० दम्भ (वि०) विनम्र, विनीत, 
~-भथ (वि०) निर्भय, निडर (यः) विष्णु का विशे- 
षण, मल (वि०) पवित्र, निर्मल, . राग (वि०) 
1. इच्छारहित कु० ६।४३ 2. निरावेश, सौम्य, शान्त 
3. विवरणे, बिना रंग का, (गः) एक ऋषि जिसने 
अपने रागों का दमन कर लिया था,--न्नोकः 
(= अशोकः) अशोक वृक्ष । 

बीतंसः [ विशेषण बहिरेव तस्यते भूष्यते - वि--तंस्‌-- 
घडा , उपसगंस्य दीर्घ: ] 1. पींजरा या जाल जिसमें 
पक्षी या अन्य वन्य पशु फंसाये जाते हैं 2. चिड़ियाघर, 
शिकार के पशुओं को पालने का स्थान । 

वीतनो (पुं०, द्विश व०) [ विशिष्टं तनोति-#वि--तन्‌ 
+अच्‌, पृषो० दीर्घः ] गले के अगरू बगल के 
पाइ । 

बोतिः | वी +-क्तिन्‌ ] घोडा,--तिः (स्त्री०) 1. गति, 
चाल 2. पैदावार, उपज 3. सुखोपभोग 4. भोजन 
करना 5. प्रकाश, कान्ति। सम०-- होत्रः 1. अग्नि 
2. सूयं । 

वीबिः, थो (स्त्रीश) [ विथ--इन्‌, डीप्‌ वा, पृषो० | 
1. सड़क, मागं, -कि० ७1१७ 2. पंक्ति, कतार 
3. हाट, आपणिका, मंडी में दुकान शि० ९३२ 
4. नाटक का एक मेद । इसकी परिभाषा सा० द० 
निम्नांकित हे वीथ्यामेको भवेदङ्क: कश्चिदेकोउत्र 
कल्प्यते, आकाशभाषित रुक्तैश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः । 
सूचयेद्भूरि शृङ्गारं किञ्चिदन्यान्र्सानपि। मुख- 
निर्वहन सन्धी अर्थप्रकृतयोऽखिलाः, ५२० । 

वीयिका [ बीयि-{-कन्‌ +-टाप्‌ ] 1. सडक आदिः2. चित्र 
शाला, चित्रसारी (जिस पर चित्र चित्रित किये 
जाते हैं} चित्रागार, चित्रावली--आर्यस्य चरित्रमस्यं 
वीथिकायामालिखितम्‌-उत्तर° १। 

बोध (वि०) [ विशेषेण इन्घते - वि ¬- इन्ध्‌+-क्रन्‌, उप- 
सर्गस्य दीर्घः | निर्मळ, स्वच्छ, ध्रम्‌ 1. आकाश 
2. वायु, हवा 3. अग्नि । 


( ९६७ ) 


बीनाह: | वि+-नह्‌ +-घञ्ञ्‌, उपसगंस्य दीर्घ: ] कुएँ का 
ढक्कन या मणि ! 
वीपा (स्त्री०) विद्युत्‌, बिजली । 
वीप्सा | वि-{- आप्‌ +-सन्‌+अ¬-टाप्‌, ईत्वम्‌ ] 1. परि- 
व्याप्ति 2. (नैरंतय प्रकट करने के लिए) शब्द 
द्विरक्ति--यथा वृक्षं वृक्षं सिंचति इति वीप्सायां 
द्विरुक्तिः 3. सामान्य, पुन रुक्ति । 
वीभ्‌ (म्वा० आ० वीभते) शेखी मारना, डींग मारना । 
बीर (वि) [अजेः रक्‌ वीभावश्च] 1. शूर, वीर 2. ताकत- 
वर, शक्तिशाली, रः 1. शूरवीर, योद्धा, प्रजेता 
कोऽप्येष सप्रति नवः पुरुषावतारो वीरो न यस्य 
भगवान्‌ भृगुनन्दनोऽपि उत्तर० ५३४ 2. (आलं० 
में) वीरभावना, वीररस, इसके चार भेद (दानवीर, 
धर्मवीर, दयावीर और युद्धवोर) किये गये है, स्पष्टी- 
करण के लिए दे० इन शब्दों को 3. अभिनेता 4. आग 
5. यज्ञ की अग्नि 6. पुत्र 7. पति 8. अर्जुन वृक्ष 
9. विष्णु का नाम, रम्‌ 1. नरकुल 2. मिर्च 
3. चावल का माइ 4. उशीर का जड़; खस । सम० 
-आशंसनम्‌ 1. निगरानी रखना 2. युद्ध में जोखिम 
से भरा पद 3. छोड़ी हुई आशा, -- आसनम्‌ 1. योगा- 
भ्यास करते समय एक विशेष मुद्रा, परिभाषा के लिए 
दे० पर्यंक (३) 2. एक घुटना मोड़ कर बैठना 
4. संतरी की चौकी, - ईश्ञः,--ईदवरः 1. शिव के विशे- 
षण 2. महान्‌ वीर, अज्ञः वह ब्राह्मण जो यज्ञार्नि 
में आहुति नहीं डालता, अग्निहोत्र न करने वाला 
्राह्मण,-कीटः तुच्छ सेनिक, जयन्तिका 1. रणनृत्य 
2. संग्राम, युद्ध, - तरुः अर्जुनवृक्ष, धन्वन्‌ (प्‌ऽ) 
कामदेव,-पानम्‌ (णम्‌) एक उत्तेजक या श्रमापहारक 
तेज जो सेनिक लोग यद्ध के आरम्भ या अवसान पर 
पीते हैं, भद्रः 1. एक शक्तिशाली शूरवीर जिसे शिव 
ने अपनी जटाओं से निकाला था - दे० 'दक्ष' 2. माना 
हुआ योद्धा 3. अश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा 
४. एक प्रकार का सुगन्धित धास,-मुद्रिका पैर की 
मध्यमा अंगुली में पहना जाने वाला -छल्ला, रजस्‌ 
(नपुं) सिन्दूर, रस 1. वीरता का भाव 2. साम- 
रिक भावना,--रेणु: भीमसेन का नाम, विप्लावकः 
शूद्र से घन लेकर हवन करने वाला,--वक्षः 1. अर्जुन 
वृक्ष 2. भिलावें का वृक्ष,--सूः (स्त्रीश) शूरवीर 
पुरुष की माता (इसी प्रकार वीरप्रसवा, प्रसुः, 
प्रसविनी), - सेन्यम्‌ लहसुन,-- स्कन्धः भैसा,- हन्‌ 
(पुं) 1. वह ब्राह्मण जिसने दैनिक अग्निहोत्र करना 
छोड दिया हे 2. विष्णु । 
वीरणम्‌ [वि--ईर +ल्युट्‌ | एक सुगन्धित घास, उशीर 
(जिसकी जड़े-खस--शीतलता प्रदान करने के लिए 
प्रयुक्त होती हों) । 


वीरणी [वीरण+-डीष्‌] 1. तिरछी चितवन, कटाक्ष 
2. गहरा स्थान । 

बीरतरः [वीर+-तरप्‌] 1. महान्‌ वीर 2. बाण,--रम्‌ एक 
प्रकार का सुगन्धित घास, उशीर । 

वोरन्धरः [वीर+-घु + खच्‌, मुम्‌] 1. मोर 2. वन्य पशुओं 
के साथ लड़ाई 3. चमड़े की जाकेट । 

बीरयत्‌ (वि०) |वीर+मतुप्‌| शूरवीरों से भरा हुआ, 
= ती वह स्त्री जिसका पति और पुत्र जीवित हों । 

बीरा [वीर--टाप्‌] 1. शुरवीर पुरुष की स्त्री 2. पत्नी 
3. माता, गृहिणी 4. मुरा नामक एक गन्धद्रव्य, 
5. शराब 6. अगर की लकड़ी 7. केले का पेड़ । 

बोरिणम्‌ दे० ‘ईरिण’ । 

बीरुघ्‌,-धा (स्त्रीश) [विशेषेण रुणद्धि अन्यान्‌ वृक्षान्‌ 
--विञ-रुघ्‌+-क्विप्‌ पक्षे टाप्‌, उपसर्गस्य दीघं:] 
1. लहलहाने वाली लता लता प्रतानिनी वीरुत्‌ 
भट्टि, आहोस्वित्प्रसवो ममापचरिर्तविष्टंमितो 
बीरुघाम्‌ श० ५।९, कु० ४।३४, रघु० ८1३६ 
2. शाखा, अङ्कुर 3. काटने पर ही बढ़ने वाला 
पौधा 4. बेल, लता, झाडी---कि० ४।१९ । 

बीर्यम्‌ [वीर्‌+यत्‌] 1. शूरवीरता, पराक्रम, बहादुरी 
वीर्यावदानेषु कृतावमर्ष:--कि० ३।४३, रघु» 
२।४, ३।६२, ११।७८, वेणी० ३।३ 2. बल, सामर्थ्य 
3. पुंस्त्व 4. ऊर्जा, दृढ़ता, साहस 5. शक्ति, क्षमता 
श० ३।२ 6. (औषधियों की) अचूकता, अतिवीर्य- 
वतीव भेषजे बहुरल्पीयसि दुश्यते गुण: फि० २२४, 
कु० २।४८ 7. शुक्र, वीर्यं -कु० ३।१५, पंच० ४।५० 
8. आभा, कान्ति 9. गौरव, महिमा । सम० जः 
पुत्र, --प्रपातः वीयं का क्षरण या स्खलन । 

वोर्यवत्‌ (वि०) [वीयं+-मतुप्‌] 1. मजबूत, हृष्टपुष्ट, बल- 
वान्‌ 2. अचूक, अमोघ । 

वीवधः | वि +-वघ्‌+-घञ्ञ्‌, वृद्धयभावो दीर्घश्च] 1. बोझा 
ढोने के लिए जूआ, बहुंगी 2. बोझा 3. अनाज का 
भंडार भरना 4. मार्ग, सड़क । 

वीवघिकः |वीवध-{-ठन्‌] बहंगी ढोने वाला । 

बीहारः [वि+हू--घञ्ञ्‌, उपसर्गस्य दीः] 1. जैन विहार 
या बौद्धमठ 2. देवालय । 

बुङ्ग्‌ (म्वा० पर० वुङ्गति) छोड़ना, परित्याग करना । 

वुणूट्‌ (चुरा० उभ्‌० वुण्टयति-ते) 1. चोट पहुँचाना वध 
करना 2. नष्ट करना । 

वुवर्ष (वि०) [वृ--सन्‌--उ) पसन्द करने का इच्छुक । 

बुस्‌ दे० 'बुस्‌' । 

बर्ण (वि०) [वृ क्त] छांटा हुआ, चना हुआ । 

व! (म्वा०, स्वा०, क्रघा० उभ० वरति-ते, वृणोति-वृणृते; 
वृणाति-वृणीते, वृत, कमंवा व्रियते) 1.छांटना, चुनना, 
पसन्द करना-वृतं तेनेदमेव प्राक्‌-कु० २।५६, ववार 


( ९६८ ) 


रामस्य वनप्रयाणम्‌-भट्टि ० ३६६ 2. अपने लिए | 
(आ०) वृणते हि विमृश्यकारिणं गृणलब्धा: स्वयमेव 
सम्पद:-कि० २1३०, रघु० ३।६ 3. विवाह के लिए 
वरण करना, प्रणय-प्रार्थना करना, प्रणययाचना करता 
टमहावी० १२८, अनघे० ३।४२ 4. प्रार्थना करना, 
निवेदन करना, याचता करना 5. ढकना, छिपाना गुप्त 
रखना, परदा डालना, लपेटना --मेघेवृंतचन्द्रमा: 
गा मुँच्छ० ५१४ 6. घेरता, लपेटना भट्टि० ५। 
१०, रघु० १२1६१ 7. परे हटना, दूर करना, 
नियंत्रण करना, रोकना 8. विध्न डालना, विरोध 
करना, अड्चन डालना, प्रेर०-(वारयति-ते) 1. ढकना, 
छिपाना 2. (किसी वस्तु से) आँख फेर लेना (अपा० 
के साथ) 3. रोकना, हटाना, नियंत्रण करना, दबाना, 
जांच पड़ताल करना, विघ्न डालना --शक्यो वारयितुं 
जलेन हुतभुकू--भतृं> २।११, इच्छा० वुवूर्षति-ते, 
विविरिषति-ते, विवरिषति-ते, चुनने कौ इच्छा 
करना, अप , खोलना (प्रेर०) ढकना, छिपाना 
अपा-, खोलना आ-, 1. ढकना, छिपाना, गुप्त रखना 
आवृणोदात्मनो रन्धं रन्ध्रेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ रघु० १७। 
६१, भट्टि ९२४ 2. पूरना, व्याप्त होना भग० 
१३।१३, मनु ० २१४४ 3. चुनना, इच्छा करना 
4. निवेदन करना, प्रार्थना करना 5. घेरना, नाके बंदी 
करना, रोकना -रघु० ७।३१ 6. दुर रखना भट्टि० 
१४।१०९, नि--, घेरा डालना, घेरना भट्टि० १४। 
१९, (प्रेर०) -परे हटना दूर करना, आँखें फेरना 
(अपा० के साथ) पापान्निवारयति योजयते हिताय 
-भर्तृ० २७२, तिस्‌ , (वहुधा क्तांत रूप) प्रसन्न 
होना, संतुष्ट या संतृप्त होना निर्ववार मधुनींद्रिय- 
वर्ग: -शि० १०।३, दे० निर्वृत, परि --, घेरना, प्र-, 
1. दाकना, लपेटना प्रावारिषुरिव क्षोणीं क्षिप्ता 
वृक्षा: समन्ततः भट्टि ९२५ 2. पहनना, धारण 
करना 3. चुनना, छाटना, प्रा--, पहनना, धारण 
करना, वि--, 1. ढक देना, ठह्रना 2. खोलना--कु० 
४।२६ 3. तह खोलना, भंडाफोड़ करना, भेद 
खोलना, प्रकट करना, प्रदर्शन करना नँ० ९।१, 
$० ३।१५, रघु० ६१८५, भट्टि० ७।७३ 4. सिखाना, 
व्याख्या करना, स्पष्ट करना--महावी० २।४३ 
5. फैलाना, भामि० १।५ 6. चुनना विनि-, (प्रेर० ) 
राकना, दूर हटाना, दबाना विनयं विनिवार्य मा० 
१1१८ सम्‌-, 1.छिपाना, ढकना, प्रच्छन्न करना-मुहु - 
रङ्गुलिसंवृताबरोष्ठम्‌-श० २1१५, २१०, रघु० १। 
२०, ७३० 2. दवाना, नियंत्रित करना, विरोध 
करना भट्टि ९२७ 3. बन्द करना । 

1(चुरा० उभ० वरयति-ते)1. वरण करना, चुनना 
वरं वरयते कन्या माता वित्तम्‌ पिता श्रुतम्‌-पंच० 


३।६७ 2. विवाह के लिए पसंद करना 3. याचन 
करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना । 

बह वृ हित दे० 'वृ हः बृंहित । 

बुक (म्वा० आ० वर्कते) पकड़ना, लेना, ग्रहण करना । 

वृकः [व्‌ृ+कक्‌--] 1. भेड़िया 2. लकडबग्या 3. गीदड़ 
4. कोवा 5. उल्लू 6. लुटेरा 7. क्षत्रिय 8. तारपीन 
9. गन्धद्रव्यों का मिश्रण 10 एक राक्षस का नाम 
11 एक वृक्ष का नाम, बकवृक्ष 12. जठराग्नि । सम० 
अरतिः, - अरिः कुत्ता,--उदरः 1. ब्रह्मा का विशे- 
पण 2. द्वितीय पांडव राजकुमार भीम का विशेषण 
भग० ११५, कि० २।१,-दंशः कृत्ता, धूपः 
1. तारपीन 2. मिश्रगंघ,--घूर्त: गीदड़ । 

वृक्‍्क:,-क्का 1. हृदय 2. गूर्दा (इस अर्थ में द्वि० व०) । 

वृक्ण (भू० क० कृ०) [द्रश्च्‌ +क्त] 1. कटा हुआ, बांटा 
हुआ 2. फाड़ा हुआ 3. तोड़ा हुआ । 

युक्त (भू० क० कृ०) [वृज्‌ +-क्त] स्वच्छ किया गया, 
साफ़ किया गया, निर्मल किया गया । 

वृक्ष (घ्वा० आ० वृक्षते) 1. स्वीकार करना, चुनना 
2. ढकना । 

वृक्षः [व्ररच्‌+-क्स्‌] 1. पेड-आत्मापराधवृक्षाणां फलान्येता- 
नि देहिनाम्‌ । सम०--अदनः 1. बढ़ई की चौरसी 
2. कुल्हाड़ी 3. बड़ का पेड़ 4. पियाल वृक्ष, - अम्लः 
आमड़ा,--आलयः एक पक्षी,- आवासः 1. एक पक्षी 
2. संन्यासी, -आश्रयिन्‌ (पुँ०) एक प्रकार का छोटा 
उल्लू, कुक्कुटः जंगली मुर्गा, -खंड निकुज, वृक्षों का 
समूह,--चरः बन्दर,--छाया वृक्ष की छाया (यम्‌) 
सघन छाया, बहुत से वृक्षों की (गाढ़ी) छाया,--धूपः 
तारपीन, नाथः बड़ का पेड़,--निर्यासः गोंद, राल, 

पाकः बड़ का पेड़,--भिद्‌ (स्त्री?) कुल्हाड़ी, 

-- मर्केटिका गिलहरी,--वाटिका, - बाटी उद्यान, 
उपवन, शः छिपकली,-श्ञायिका गिलहरी । 

वृक्षकः [वृक्षय-कन्‌] 1. छोटा पेड़ --कु० ५।१४ 2. पेड़ । 

बुच्‌ (रुघा० पर० वृणक्ति) छांटना, चुनना । 

वृज्‌ । (अदा० आ० वृक्ते) टाल जाना, कतराना, परि- 
त्याग करना । 
र (रुघा० पर० वृणक्ति) 1. टाला जाना, कतराना, 
छोड़ देना, परित्याग करना 2. चुनना --आसामेकतमां 
वृंग्धि सवर्णा स्वर्गभूषणाम्‌ भाग० 3. प्रायश्चित 
करना, पोंछ डालना, निर्मल करना तन्मे रेतः पिता 
वृंक्तामित्यस्येतन्तिदर्शनम्‌ --मनु० ९।२० 4. मुड़ना, 
आँख फेरना । 
1! (स्वा० पर०, चुरा० उभ० वर्जति, वर्जयति-ते, 
वजित) 1. कतराना, टाळ जाना 2. छोड़ना, परित्याग 
करता 3. निकाल देना, एक ओर रख देना 4. अलग 
रहना 5. टुकड़े टुकड़े कर देना (कविरहस्य से उद्घृत 


७ ३ ४३१६९ 


निम्नांकित पद्म धातु के विभिन्‍न रूपों का चित्रण 
करता हँ वृणक्ति वृजिन: संगं वृक्ते च वृषलैः सह, 
वजैत्यनाजेवोपेतैः स वर्जयति दुजन:, अप 1. नष्ट 
करना 2. समाप्त करना 3. छोड़ना, त्याग देना 
रघु० १७1१९, कि० १२९ 4. उडेलना, फेकता 
शि० १३1३७ आ ,1. झुकना, मुड्ना, आवज्यं 

शाखाः सदयं च यासां-रघु० १६1१९, १३1१७, 
आवर्ज्य दृष्टी: मेघ० ४६ 2. प्रस्तुत करना, देना 
रभु १६२, ६७, ८।२६, कु० ५।३४ 3. परास्त 
करना, जीतना, परि-., टाल जाना, कतराना, चि 
०7. कतराना, टाल जाना 2. विरहित करना, 
वञ्चित करना । 

वुजनः [वृजेः क्युः] 1. बाल 2. घुंधराले बाल,-- नम्‌ 
1. पाप 2. संकट 3. आकाश 4. घेर, बाडा, विशेषतः 
एक गोचरभूमि । 

वुजिन [वृजेः इनज्‌ कित्‌ च] 1. कुटिल, झुका हुआ, वक्र 
2. दुष्ट, पापी, नः 1. बाळ, घुंघराले बाल 2. दुष्ट 
पुरुप वृणक्ति वृजिनैः संगम्‌-कवि०,--नम्‌ 
1. पाप,-सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि --भग० 
४।३६, रघु० १४।५७ 2. पीडा, दुःख (इस अर्थ 
में पुं. भी माना जाता है) । 

वृण्‌ (तना० उभ० वृणोति, वृणुते) खाना, उपभोग करना 

बुत्‌ † (दिवा० आ० वृत्यते) 1 चुनना, पसंद करना--तु ० 
वावृत्‌ 2. वितरण करना, बाँटना । 
जो (चुरा० उभ० वर्तयतिः -ते) चमकना । 
ग (भ्वा० आ० वतंते, परन्तु लुङ्‌, लुट्‌, लुट्‌ तथा 
लुङ्‌ लकार में एवं सन्नंत में पर० मी, वृत्त) 1. होना, 
विद्यमान होना, डटे रहना, मौजूद होना, जीते 
रहना, टिके रहना इदं में मनसि वर्तते,--श० १, 
अत्र विषयेऽस्माकं महत्कुतूहलं वर्तते - पंच० १, 
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वतंताम्‌ --भामि० 
१।३, केवल संयोजक के रूप में बहुधा प्रयुक्त, अतीत्य 
हुरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिन:--श० १ 2. किसी 
विशेष दशा या परिस्थिति में होना-परिचमे वयसि 
वर्तमानस्य-का 9, इसी प्रकार दुःखे, हर्षे, विषादे-वर्तते 
3. होना, घटित होना, आ पडना, सामने आना-सीता 
देव्याः कि वृत्तमित्यस्ति काचित््रृत्तिः-उत्तर० २, सायं 
संप्रति वतते पथिक रे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ सुभा०, 
अब सायंकाळ हो गया है ** ` ' खुङ्खार» ६, भग० 
५२६ ८४. चलते रहना, प्रगतिशील रहना --सवंथा 
वर्तते यज्ञः-मनु० २।१५, निर्व्याजनिज्या ववृते-भट्रि० 
२।३७, रघु० १२५६ 5. संधारित या संपोपित 
होना, जीवित रहना, जीते रहना (आलं० से भी) 
जाफलमूलवारिभिवेतेमाना-का ० १७२, मनु० ३।७७ । 
6. मुड्ना, लुढकते रहना, चक्कर खाना--यावदियं 


१२२ 


) 


लोकयात्रा वर्तते -वेणी० ३ 7. अपने आप को कार्य 
में लगाना, काम में लगना, आरम्भ करना (अघि० 
के साथ) भगवान्‌ काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते 
` झ० १, इतरो दहने स्वकमंणां बवृते ज्ञानमयेन 
वह्लिना रघु० ८1२०, मनु० ८1३४६, भग० ३।२२ 
8. कतंव्य निभाना, व्यवहार करना, आचरण करना, 
अनुष्ठान करना, अभ्यास करना (प्राय: अघि० के 
साथ या स्वतंत्र रूप से) -- आर्योऽस्मिन्‌ विनयेन वतं- 
ताम्‌ उत्तर ६, कविनिसर्गेसौहृदेन भरतेषु वर्तमानः 

मा० १, औदासीन्येन वतितुम्‌--रघु० १०२५, 
मनु० ७।१०४, ८।१७३, ११।३० 9. कार्यं करना, 
विशेष प्रकार का आचरण करना-साध्वीं वृत्ति 
वर्तते “वह सत्कार्यं में प्रवृत्त होता है! 10. अर्थ 
रखना, अभिप्राय बतलाना, अथं में प्रयुक्त होना 
--पुष्यसमीपस्थे चन्द्रमसि पुष्यशन्दो वर्तते--पा० ४। 
२1३ पर महाभाष्य (प्रायः कोशों में इसी अर्थ में 
प्रयुक्त होता है) 11. प्रवृत्त करना, प्रेरित करना 
~~ (संप्र के साथ)-पुत्रेण कि फलं यो वे पितृदुःखाय 
वर्तेते 12. सहारा लेना, आश्रित होना--प्रेर० (वतं- 
यति-ते 1. प्रवृत्त कराना 2. घुमाना, चक्कर 


दिलाना श० ७।६ 3. (अस्त्र-शस्त्र) घुमाना, पेतरे 
बदलना, घुमा कर गाना मोट, १५।३७ 4. कार्य 
करना, अभ्यास करना, प्रदर्शित करना---मा० ९। 
३३ 5. संपन्न करना, निवटाना, ध्यान देना, नजर 
डालना सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काइचन स्वय- 
मवर्तयत्समाः--रघु० १९१४, महावी० ३।२३ 
5. विताना, (समय आदि) गुजारना 7. जीवन निर्वाह 
करना जीते रहना कि० २।१८, रघु० १२२० 
8. वर्णन करना, बयान करना--इच्छा० (विवृत्सति, 
विवतिषते), अति--, 1. परे जाना, आगे बढ़ जाना, 
मा० १।२६ 2. आगे निकल जाना, सर्वोत्कृष्ट होना 
कि० ३१४०, शि० १४५९ 3. उल्लंघन करना, 
बाहर कदम रखना, अतिक्रमण करना--शि० ६१९ 
4. उपेक्षा करना, अवहेलना करना मनु० ५।१६ 
5. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना, नाराज करना 
6. पराजित करना, वशीभूत करना 7. (समय का) 
बिताना 8. विलंब करना, देरी करना--मनु० २।३८, 
अनु , 1. अनुसरण करना, अनुरूप होना, अनुकूल 
कार्यं करना प्रभुचित्तमेव हि जनोःनुवतंते -शि० 
१५४१, मा० ३।२ 2. अनुरंजन करना, दूसरे की 
इच्छा के अनुसार अपने आपको बनाना, दूसरे के 
द्वारा पथप्रदशन प्राप्त किया जाना 3. आज्ञा मानना 
4. मिळना-जुलना, नकल करना 5. प्रसन्न करमा, 
खुश करना 6. (व्या० में) किसी पूर्ववर्ती सूत्र से 
आवृत्ति प्राप्त करना (प्रेर०) 1, मुड़ना 2. अनुगमन 


(९७० 


करना, आज्ञा मानना, अप--, 1. मुड़ जाना, पीठ 
मोड़ना --तस्मादपावर्तंत दूरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मीः 
प्रतिकूलदेवातु--रधु ० ६१५८, ७1३३ 2. व्यत्यस्त या 
व्युत्कान्त होना, उलटा हो जाना-कि० १२४९ 
3. मुंह नीचे कर लेना मा० ३।१७, (प्रेर०) एक 
ओर हो जाना, झुकना मा० १।४०, कि० ४।१५, 
अमि -, 1. पहुँचाना, जाना, निकट होना, समीप 
होना, मुड्ना --इत एवाभिवर्तते--श० १, रघु० 
२।१० 2. आक्रमण करना, घावा बोलेना, टूट पड़ना 
“+कि० १३।३ 3. आरम्भ करना, (दिन), निकलना 
4. सर्वोपरि होना, सबसे ऊपर होना 5. होना, मौजूद 
होना, घटित होना, आ-, 1. चक्कर खाना 2. वापिस 
आना-रघु० १1८९, २।१९ 3. पास जाना, 5. बेचैन 
होना, वक्कर खाना-मा० १।४१, उद्‌-,1. चढ़ना 2.उदित 
होना, बंढ़ना 3. घमंडी या अभिमानी होना 4. उमड़ना, 
बह निकलना--उद्वृत्तः क इव सुखावहः परेषाम्‌ 
--शि० ८।१८, मुद्रा० ३।८, रघु० ७५६, उप - , 
1. पहुँचना 2. लौटना नि, 1. वापिस आना, 
लोटना नच निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो 
हृदयम्‌ -श० ३।१, कु० ४३०, रघु० २।४३, भग० 
८।२१, १५।४ 2. भाग जाना, पलायन करना--भट्टि० 
५।१०२ 3. मुड जाना, आंखें फेर लेना -रघु० 
५।२३, ७।६१ 4. अलग रहना प्रसमीक्ष्य निवर्तत 
सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ मनु० ५४९, १।५३, भट्टि० 
१।१८, निवृत्तमांसस्तु जनकः-- उत्तर० ४ 5. मुक्‍त 
होना, बच निकलना - भग० १।३९ 6. बोलना बन्द 
कर देना, रुक जाना, ठहर जाना 7. हट जाना, अन्त 
होना, बन्द हो जाना, अन्तर्धान. होना--भग० २।५९, 
१४।२२, मनु० ११।१८५, १८६ 8. रुकवाना, निक- 
रवाना, (प्रेर०) 1. लौटाना, वापिस भेजना रघु० 
२।३, ३।४७, ७।४४ 2. वापिस लेना, दूर रहना, 
मुड़ जाना, मन फेर लेना रघु० २।२८, कु० ५।११, 

» 1. समाप्त होना, अन्त होना, भट्टि० 
८1६९ 2. संपन्न होना-रघु० १७।६८, मनु० ७।१६१, 
3. रुक जाना, न होना,-भट्रिश १६।६, (प्रेर०) 
1. सम्पन्न करना, निष्पन्न करना, समाप्त करना, पूरा 
करना--रघु० २।४५, ३।३३, ११।३०, परा--, 
लौटना, वापिस आना, परि -, 1. घूमना, चक्कर 
खाना -कु० १।१६ 2. इघर-उघर भ्रमण करना, 
इघर-उघर आना जाना 3. बदलना, विनिमय करना, 
अदला-वदली करना 4. पीठ मोड़ना रघु० ४।७२, 
विक्रम० १११७ 5. होना, आ पड़ना-- मा० ९८ 
6. क्षीण होना, नष्ट होना, लुप्त होना--मा० १०।६, 
प्र--, 1. भागे चलना, चलते जाना, प्रगति करना, 
पंच० १।८१ 2. उदित होना, उत्पन्न होना, फूट 


) 


, निकलना 3. होना, घाटत होना, आ पड़ना 4. आरंभ 


करना, शुरू करना, (प्रायः तुमुन्नन्त )-हन्त प्रवृत्त 
संगीतक --मालवि० १, कु० ३।२५ 5. प्रयत्न करना, 
जोर लगाना--'्रवतंतां प्रकृतिहिताय पाथिव. श० 
७।३५ 6. अमल करना, अनुसरण करना, पंच० 
१।११६, 7. कारय में लगना, व्यस्त होना,--श० १, 
कु० ५२३ 8. करना, कार्य में लगना--श० ६, 
9. व्यवहार करना 10. व्याप्त होना, विद्यमान होना 
- राजन्‌ प्रजासु ते कदिचिदपचारः प्रवर्तते रघु ० 
१५।४७ 11. ठीक उतरना 12. बिना रुकावट के 
प्रगति करना; फलता-फूलना,--भग० १७२४, मनु० 
३1६१, (प्रेर०) !. प्रगति करना, जारी रखना 
--मुद्रा० १ 2. सूत्रपात करना 3. जारी करना, 
स्थापित करना, वुनियाद रखना 4. हांकना, प्रेरित 


करना, वहात 18 करना 5. उन्नति करना, 
प्रगति करना, -, 


1. पीठ मोड़ना, लोटला 
-ण्गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः श० १।२९, विक्रम» १ 
2. चक्र काटना, 


; 1. मुड़ना, लुढ़कना, 

चक्कर काटना, घूमना - म? ११४० 2. एक ओर 
हो जाना, झुकता-रघु० ६।१६, श० २।११ 3. होना, 
घटित होना, बिनि--, 1. लौटना 2. रुक जाना, 
अन्त होना भ० २।५९, मनु० ५।७ 3. हाथ खींचना, 
मुड़ जाना, अलग रहना--देवनातू, युद्धात्‌ आदि, 
विपरि--, चक्कर काटना (आलं० से भी) भग० 
९1१०, व्यप--, 1. लोटता, वापिस मुड़ना--चेत: कथं 
कथमपि व्यपवर्तते-मा० १1१८ 2. हाथ खींचना 
छोड़ देना उत्तर० ५।८, व्या--, 1. वापिस होना, 
मुड्ना सहभुवा व्यावर्तमाना ह्लिया--रत्म० १।२ 
2. मुडना, हटना, उलट होना--विषयध्यावृत्तकौतूहलः 
-- विक्रम० १।९, (प्रेर०) प्रतिबन्ध लगाना, सीमित 
करना, निकाल देना, गिरफ्तार करना--तु शब्दः 
पूर्वपक्षं व्यावर्तयति शारी० अपवाद इवोत्सर्गं 
व्यावर्तयितुमीशवरः रघु० १५।७, सम्‌ ,1. होना, 
घटित होना--ते यथोक्ताः संवृत्ता:--पंच० १ 
2. पैदा होना, उदय होना, फूटना, निकलना 3. घटित 
होना, आ पड़ना 4. सम्पन्न होना । 
(भू० क० कृ०) [वृ+क्त] 1. छांटा गया, चुना गया 
2. ढका गथा, पर्दा डाला गया 3. छिपाया गया 
4. घेरा गया, लपेटा गया 5. सहमत या सम्मत 
6. किराये पर लिया गया 7. बिगाड़ा गया, विषाक्त 
किया गया 8. सेवित, सेवा किया गया । 


वुलिः (स्त्री) [वृ ¦-क्तिन्‌] 1. छांटना, चुनना 2. छिपाना, 


ढकना, गुप्त रखना 3. याचना करना, निवेदन करना 
4. अनुरोध, प्रार्थना 5. घेरना, लपेटना 6. झाड़बंदी, 
बाड़, बाडा --मेघ० ७८! 


( ९७१ ) 


वृतिकर (वि०) [ वृति+कृ+ट, मुम्‌ ] घेरने वाला, 


लपेटने वाला,--रः विकंकत नाम का पेड़ । 


वृत्त (भू० क० कृ०) [ वृत्‌--क्त ] 1. जीवित, विद्यमान 


2. घटित, संभूत 3. सम्पूरित, समाप्त 4. अनुष्ठित, 
कृत, किया गया 5. गुजरा हुआ, बीता हुआ 6. गोल, 
वर्तुलाकार--रघु० ६1३२ 7. मृत, स्वगंगत 8. दुढ़ 
स्थिर 9. पठित, अघीत 10. व्युत्पन्न 11. प्रसिद्ध (दे० 
वृत्‌),--त्तः कछुवा,--त्तम्‌ 1. बात, घटना 2. इति- 
हास, वर्णन रघु० १५६४ 3. समाचार, खबर 
4. प्रवर्तन, पेशा, जीवनवृत्ति, व्यवसाय--सतां 
वृत्तमनुष्ठिता:--मनु० १०।१२७, (पाठांतर) ७! 
१२२, याज्ञ ३।४४ 5. आचरण, व्यवहार, रीति 
कर्म, कृत्य, जैसा कि सद्वृत्त या दुवृंत्त में 6. साघु या 
सत्य आचरण -पंच० ४२८ 7. माना हुआ नियम, 
प्रचलन या कानून, प्रथा, इस प्रकार के नियम या 
प्रचलन का पालन करता, कतव्य, रघु० ५1३३ 

गोल घेरा, वृत्त की परिधि 9. छन्द, विशेषकर 
मात्राओं की गणना के आधार पर विनियमित (विप० 
जाति) दे० परि० १। सम०--अनुपुर्व (वि०) 
गोल शुंडाकार,--कु० १।३५,--अनुसारः 1. किहित 
नियमों की अनुरूपता 2. छन्द की अनुरूपता, अन्तः 
1. अवसर, घटना, बात--अनेनारण्यकवृत्तान्तेन 
पर्याकुलाः स्मः -श० १, रघु० ३।६६, उत्तर० २1१७ 
2. समाचार, खबरें; गुप्तवार्ता को न्‌ खलू वृत्तान्त 
--विक्रम० ४, रघु० १४।८७ 3. वर्णन, इतिहास, 
कथा, आख्यान, कहानी 4. बिषय, प्रकरण 5. प्रकार, 
क्रिस्म 6. ढंग रीति 7. अवस्था, दशा 8. कुलयोग, 
समष्टि 9. विश्राम, अवकाश 10. गुण, प्रकृति,-इर्वादः, 

-कर्कटी तरवूज्‌, सरदा,--गन्धि (नंपुं०) एक प्रकार 
का गद्य जो पढ़ने में पद्य जसा आनन्द दे, - चूड,-चौल 
(वि०) मंडित, जिसका मुंडन संस्कार हो चूका हो 
-उत्तर० २, पुष्पः 1. बेत, बानीर 2. सिरस का पेड़ 
3. कदम्ब का पेड, फलः 1. बेर, उन्नाव का पेड़ 
2. अनार का पेड़, शस्त्र (वि०) जिसने शस्त्र 
विज्ञान में पांडित्य प्राप्त कर लिया है-भट्टिं० ९।१९। 


वृत्ति: [ वृत्‌ + क्तिन्‌ ] 1. अस्तित्व, सत्ता 2. टिकना, 


रहना, रुख, किसी विशेष स्थिति में होना जैसा कि 
विरुद्धवृत्ति या विपक्षवृत्ति में 3. अवस्था, दशा 
4. कार्य, गति, कृत्य, कार्यवाही -- शरतस्तमक्ष्णाम- 
निमेषवृत्तिभिः - रघु० ३।४३, कु० ३।७३, श० ४१५ 
5. क्रम, प्रणाली, श० २११ 6. आचरण, व्यवहार, 
चालचलन, कार्यपद्धति-कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने 


---श० ४१८, मेघ० ८ वतसीवृत्ति, वकवृत्ति | 


आदि 7. पेशा, व्यवसाय, काम-घंबा, रोज़गार, जीवन- 
चर्या (प्रायः ससास के अन्त में )-वार्बके मुनिवृत्तीनाम्‌ 


--रघु० १८, श० ५।६, पंच० ३1१२५ 8 जीविका 
संपोषण, जीविका के उपाय (बहुघा समास में )-रघु ० 
२1३८, श० ७१२, कु० ५1२८, (जीविका के विभिन्न 
उपायों के लिए दे० मनु० ४।४-६ 9. मजदूरी, भाडा 
10. क्रियाशीलता का कारण 11. सम्मानपूर्ण बर्ताव 
12. भाष्य, टीका, विवृति-- सद्वृत्तिः सन्निबन्धना 
--शि० २११२, काशिकावृत्तिः आदि 13. चक्कर 
काटना, मुड़ता 14. किसी वृत्त या पहिये की परिधि 
15. (व्या०) जटिल रचना जिसकी व्याख्या करने 
की आवश्यकता पड़े 16. शब्द की वह शक्ति जिसके 
द्वारा किसी अर्थ का अभिधान, संकेत अथवा व्यंजना 
की जाय (यह शक्तियाँ अभिषा, लक्षणा बौर 
व्यंजना के नाम से विख्यात) 17. रचना की सली 
(यह चार हैं--कंशिकी, मारती, सात्वती और 
आरभटी) । सम० अनुप्रासः एक प्रकार का 
अनुप्रास,--दे० काव्य» ९, उपायः जीविका का 
उपाय,--कषित (वि०) जीविका के अमाव में अत्यन्त 
दुःखी--मनु० ८।४११, चक्रम्‌ राज चक्र पञ्च 
१।८१,- छेदः जीविका के साधनों से वञ्चित,-मगः, 
--वेकल्यम्‌ जीविका का अभाव--पञ्च० १११५३, 
(वि०) 1. किसी भी स्थिति या नियुक्ति में 
रहने वाला 2. सदाचारी, अच्छा बर्ताव करने वाला, 
(स्थः) छिपकली, गिरगिट । 


: [ वृत्‌+-रक्‌ ] 1. एक राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने 


मार गिराया था (वह अन्धकार का मूर्तरूप माना 
जाता हँ), दे० 'इन्द्र' 2. बादल 3. अन्धकार 4. शत्रु 


5. ध्वनि 6. पर्वत । सम०--अरिः (पुं) 
शत्र:-हन्‌ (पुं०) इन्द्र के विशेषण-्रुद्धऽपि 
पक्षिच्छिदि वृत्रशत्रौ -कु० १1२०, वाचा हरिं 


वृत्रहणं स्मितेन--७1४६ । 


बृथा (अव्य) [वृञ-थाल्‌ किच्च] 1. बिना किमी 


अभिप्राय के, व्यर्थ, निरर्थक, बिना किसी लाभ के. 
(बहुघा विशेषण की शक्ति से युक्त) - व्यर्थ यत्र 
कपीन्द्रसख्यमपि मे बीर्य हरीणां वृथा--उत्तर० 

1४५, दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः--कु० ५।४५ 
2. अनावश्यक रूप से 3. मूर्खता से, आलस्य पूर्वक, 
बेलगाम 4. गलत तरीके से, अनुचित रूप से 
(समास के आरम्भ में 'वृथा' शब्द का अनुबाद “व्यर्थ 
निरर्थक”, अनुचित, मिथ्या या आलसी, किया जा 
सकता है । सम०--अट्या अलसता के साथ टहलना, 
सामोद भ्रमण करना, आकारः मिथ्या रूप, खाली 
तमाशा,--कथा बेहूदी बात, - जन्मन्‌ (नपुं०) 
अलाभकर या 'व्यर्थं जन्म,--दानम्‌ वह उपहार जो 
प्रतिज्ञातं होने पर भी न दिया गया हो,-- मति 
(वि०) दुबृद्धि, मूर्ख, मांसम्‌ वह मांस जो देवताओं 


( ९७२ ) 


या पितरो के लिए अभिप्रेत न हो, बादिन्‌ (वि० 
मिथ्या भाषी,--श्रमः व्यर्थ चेष्टा या कष्ट उठाना । 


बृद्ध (वि०) [ वृघ्‌+कक्‍्त ] (म० अ० ज्यायस्‌ या वर्षी- 
यस्‌, उं० अ० ज्येष्ठ या वर्षिष्ठ) 1. बढ़ा हुआ, वृद्धि 
को प्राप्त 2. पूर्णेविकसित, बड़ी उम्र का 3. बूढ़ा, 
वयोवृद्ध, बहुत वर्षों का वृद्धास्ते न विचारणीय- 
चरिताः--उत्तर० ५1२५ 4. प्रगत या विकसित 
(समास के अन्त में), तु० वयोवृद्ध, धमंवृद्ध, ज्ञान- 
बुद्ध, आगमवृद्ध 5 बड़ा, विशाल 6. एकत्रित, संचित 
7. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, द्वः 1. बूढ़ा व्यक्ति--हेयङ्ग 
वीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्‌ रघु» १४५, 
९१८, मेष» ३० 2. योग्य या आदरणीय पुरुष 
3. मुनि, सन्त ५. वंशज, द्धम्‌ गुग्युल। सम०-अङ्गुलिः 
(स्त्री०) पर का अंगूठा, - -अवस्था वुढापा,---आचार 
प्राचीन प्रथा, उक्षः बूढ़ा बेल,--काकः पहाडी कौवा, 
नाभि (वि०) स्थूलकाय, मोटे पेट वाला,--भावः 
बुढ़ापा,--मतः प्राचीन ऋषियों का उपदेश, वाहनः 
आम का पेड़, श्रवस्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण,-संघः 
वृद्धजनों की सभा, सूत्रकम्‌ रूई का गल्हा, कपास 
का गाला, इन्द्रतूल । 

बुद्धा [ वृद्ध+-टाप्‌ ] 1. बूढ़ी स्त्री 2. वंशजा (स्त्री) । 

वृद्धिः [ वृध्‌ +-क्तिन्‌ | 1. विकास, बढ़ोत्तरी, वर्धन 
सम्बर्घन पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमाः रघु० ३।२२, तपोवृद्धि, ज्ञानवृद्धि आदि 
2. (चन्द्रमा का) वधित होना, चन्द्रमा की कलाओं 
का बढ़ना, पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशोः कलाक्षय 
इलाव्यतरो हि वृद्धेः रघु० ५।१६, कु० ७।१ 3. धन 
की वृद्धि, समृद्धि, घनाद्यता-पंच०२।११२ 
4. सफलता, बढ़ावत, उन्नति, प्रगति परिवृद्धिम- 
त्सरि मनो हि मानिनां-शि० १५।१ 5. दौलत, 
जायदाद 6. ढेर, परिमाण, समुच्चय 7. सूद 
व्याज, सरला वृद्धिः, चक्रवृद्धिः 8. सूदखोरी 9. लाभ 
फायदा 10. अंडकोष की वृद्धि 11. शक्ति या राजस्व 
का विस्तार 12. (व्या० में) स्वरों का लंबा करेना 
या वृद्धि, अ, इ, उ, ऋ (चाहं हुस्व हों या दीर्घ) 
और ल्‌ को क्रमशः आ, ए, औ, आर्‌ और आल में 
बदलना 13. परिवार में, (प्रसव के कारण) उत्पन्न 
अशौच, जननाशौच । सम० आजीवः,--आजीविन्‌ 
(पुं०) सूदखोर, साहूकार, व्याज पर रुपया उधार 
देनेवाला,--जीवनम्‌,--जोविका सूदखो री, साहुकारी 
द (वि०) समृद्धि को उन्नत करने वाला, पत्रम्‌ 
एक प्रकार का उस्तरा, श्राङ्कम्‌ पुत्रजन्मादि के उत्सवो 
पर पितरों का श्राद्ध, नान्दीमुख श्राद्ध । 

बृध्‌ ¡ (म्वा? आ०-परल्तु लुट्‌, लुटू, लुक, लुड्‌ और 
सन्नन्त में पर०, वर्घते, वृद्ध, इच्छा? विवृत्सति या 


विवधिषते) 1. विकसित होना, बढ़ना, विस्तृत होना, 
मजबूत या बलवान्‌ होना, फना, समृद्ध होना-अन्यो 
न्यजनसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव--रघु० १२।९२, 
१०।७८, घनक्षये वर्धति जाठराग्निः सुभा०, भट्टि? 
१४1१३, १९।२६ 2. जारी रखना, टिकाऊ रहना 
3. उठवा, चढ़ना 4. वधाई का कारण होना-- (प्राय 
'दिष्ट्या' के साथ) दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्र- 
मुखदर्शनेन चायुष्मान्‌ वर्घते - श० ७, “धमंपत्नी के 
मिलने के उपलक्ष्य में आपको बधाई हो, प्रेर० (वर्च - 
यति-ते, वर्धापयति-ते भी) 1. विकसित कराना, 
बढ़ाना, वृद्धियूक्त करना, ऊंचा उठाना, ऊँचा करना, 
उन्नत करना-_-वर्धयन्तिव तत्कूटानुद्‌धूतैर्धातुरेणृभिः 
--रघु०४।७१ 2. समृद्ध कराना, यशस्वी बनाना, 
विस्तीण करना, बड़ाई करना हि० ३३३ 3. बधाई 
देना, अभिनन्दन करना (इस अर्थ में वर्धापयति'), 
अभि , विकसित होना बढ़ना - क्षीणः क्षणोऽपि 
शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते नित्यम्‌ -काव्य० १० 
परि प्र वि , विकसित होता, बढ़ना, समृद्ध 
होना, सम्‌, बढ़ना,--रघु० ५।६ । 
1: (चुरा० उभ० वर्धयति-ते) 1. बोलना, चमकना । 

बुधसानः [वृधेः छन्दसि असानच्‌, कित्‌] मनुष्य । 

वृधसानुः [वृध्‌ -{-असानुच्‌] 1. मनुष्य 2. पत्ता 3. कर्म, 
कार्य । 

व॒न्तम्‌ [वृ‡-क्त, नि० मुम्‌] 1. किसी फल या पत्ते का 
डंठल, ड़ंडी-वृन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानाम्‌ 
रघु० ५1६९ 2. घड़ौंची 3. स्तन की वौंडी या 
अग्रभाग । 

वुन्ताकः, की [वृन्त+-अक्‌ +-अण्‌] मगन का पौधा । 

वृन्तिका [वृन्त -कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] छोटा डंठल । 

वृन्दम्‌ [वृ+-दन्‌, नुम्‌, गुणाभावः] 1. समुच्चय, समूह 
बड़ी संख्या, दल--अनुगतमलिवृन्दर्गण्डभित्तीविहाय 
नन रघु० १२।१०२, मेघ० ९९, इसी प्रकार अभ्र 
2. ढेर, परिमाण । 

वुन्दा [वृन्द --टाप्‌] 1. पवित्र तुलसी 2. गोकुल के निकट 
एक वन । सम० अरण्यम्‌, वनम्‌ गोकुल के निकट 
एक जंगल--वृन्दारण्य वसतिरधुना केवलं दुःखहेतुः 

पदा० ३८।४१, रघु० ६1५०,--वनी तुलसी का 

पौधा । 

वृन्दार (वि०) [वृन्द+-ऋ--अण | 1. अधिक, बड़ा 
विशाल 2. प्रमुख, उत्तम, श्रेष्ठ 3. सुहावना, आकर्षक 
सुन्दर । 

वृन्दारक (वि०) (स्त्री०-का,-रिका) [वृन्दन-आरकन्‌ 
पक्षे टापू, इत्वम्‌ च! 1. अधिक, बड़ा, बहुत 2. प्रमुख, 
उत्तम, श्रेष्ठ 3. सुहावना, आकर्षक, सुन्दर, मनोहर 
6. आदरणीय, सम्माननीय,--कः 1. देव, सुर, 


( ९७३ ) 


श्रितो वृंदारण्यं नतनिखिलवृंदारकवृतः भामि० ४।५ 
2. किसी भी चीज़ का मुख्य (समास के अन्त में) 
दे० (२) ऊपर । 

वृन्विष्ठ (वि) [अयमेषामतिशयेन वृन्दारकः- --इष्ठन्‌ 
वृन्दादेशः] 1. अत्यंत वड़ा या विशालतम 2. अत्यंत 
मनोहर, सुन्दरतम । 

वृम्दीयस्‌ (वि०) ['वृत्दारक' की म० अ० अयमनयोरतिश- 

येन वृन्दारकः-{-ईयसुन्‌, वृन्दादेशः] 1. अपेक्षाकृत बड़ा, 
विशालतर 2. अपेक्षाकृत मनोहर, सुन्दरतर । 

वृक्ष (दिवा० पर० वृद्यति) छाँटना, चुनना । 

दृशः [वृश्‌ + क) चूहा,--शा एक औषधि, अड्सा,-- ञ्म्‌ 

अदरक । 
शर्चिक: [द्रन्‌ +-किकन्‌] 1. बिच्छू 2. वृश्चिक राशि 
3. केंकडा 4. कानखजूरा 5. बसूंडवा, गोबर का कीड़ा 
6. एक रोएंदार कीड़ा । 

बुद्‌ । (म्बा० पर० वर्षति, वृष्ट) 1. बरसना (बहुधा 
इन्द्र” 'पर्जन्य' या बादल आदि सार्थक शब्दों के साथ 
कर्ता के रूप में, या कभी-कभी भावात्मक रूप से) 
-डादशवर्षाणि न ववर्ष दशशताक्षः - दश०, काले वर्षतु 
मेधाः, गर्ज वा वर्ष वा शक्र--मृच्छ० ५1३१, मेघा 
वर्षन्तु गर्जन्तु मुञ्चन्त्वशनिमेव वा--५।१६ 2. बारिश 
करना, उडेळना, बौछार करना -वर्षतीवाञ्जनं नभः 
--मृच्छ० १।३४ इसी प्रकार-शरवृष्टिम्‌ कुसुमवृष्टिं 
वर्षति आदि 3. बरसाना ढलकाना 4. अनुदान 
देना, अर्पण करना 5. तर करना 6. पैदा करना, 
उत्पन्न करना 7. सर्वोपरि शक्ति रखना 8. प्रहार 
करना, चोट मारना, अभि-, 1. बौछार करना, बर- 
साना, उडेलना, छिडकना रघु० १।८४, १०।४८ 
2. प्रदान करना, अर्पण करना, प्र-, बरसाना, बौछार 
करना--यस्यायममितः पुष्पे: प्रवृष्ट इव केसरः-राम० 
(==उत्तर०,६।३६) । 

1 (चुरा० आ० वर्षयते) 1. शक्तिशाली या प्रमुख होना, 
2. उत्पन्न करने की शक्ति रखना । 

: [वृष्‌ +-क] 1. सांड--असंपदस्तस्य वृषेण गच्छतः 
-कु० ५।८० मेघ० ५२, रघु० २।३५, मनु० ९1१२३ 
2. वृष रारि, 3. किसी वर्गका मुख्य या उत्तम, 
अपने दल का सर्वश्रेष्ठ (समास के अन्त में) मुनि- 
बुधः, कपिवृषः आदि 4. कामदेव 5. मज़बूत या 
व्यायाम शील व्यक्ति 6. कामातुर, रतिग्रंथों में वणित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक--दे० रति० ३७ 
7. शत्रु, विपक्षी 8. चूहा 9. शिव का नंदी बेल 
10 नैतिकता, न्याय 11. गुण, सत्कर्म या पुण्यकार्य-न 
सद्गतिः स्याद्‌ बृपर्वाजतानाम्‌--कीति० ९।६२, (यहाँ 
'दुष' का अर्थ सांड भी हे) 12. कर्ण का नामाम्तर 
13. विष्णु का नाम 14. एक विशेष औषधि का नाम 


षम्‌ मोर का पंख । सम० अङ्क: शिव का विशे- 
पण--रघु० ३।२३ 2. पुष्यात्मा, सद्गुणी 3. भिलावाँ 
4. षंढ, “न: छोटा ढोल, अङनकनः शिव का विशेषण 
--अम्तक्कः विष्णु का विशेषण, आहारः बिलाव, 
उत्सर्गः मृत पुरुष के नाम पर दाग कर सांड 
छोड़ना, -- कंडाः,--दंद्यकः विलाय, ध्वज: 1.शिव का 
विशेषण -रघु० ११।४४ 2. गणेश का विश्लेषण 
3. सद्मृणी, पुण्यात्मा, ` पतिः शिव का विशेषण, 
पबंन्‌ (पुं ) 1. शिव का क्शिषण 2. एक राक्षस 

का नाम जिसने असुराचायं शुक्र की सहायता से बहुत 
दिनों तक देवताओं से सघषं किया, इसकी पुत्री 
शमिष्ठा का विवाह ययाति के साथ हुआ-_दे० 
ययाति और देवयानी 3. वरं, भिरड़, भासा इन्द्र 
और देवताओं का आवास--अर्थात्‌ अमरावती, 
= खोचनः बिलाव,---बाहुनः शिव का विशेषण । 

वृषणः [वृष्‌ [क्यु] अंडकोष, अंड या फोते । 

वृषन्‌ (पुं०) [ वृष्‌=कमिन्‌ ] 1. सांड 2. वृषराशि 
3. किसी वे का मुखिया-महावी ० १।७ 4. चीजाश्व, 
सांड, घोड़ा 5. पीड़ा, झोक 6. पीड़ा के प्रति असंवेद्यता 
7. इस्द्र का नाम--वृषेब सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ --कु० 
५६१, ८०, रघु० १०५२, १७।७७ 8. कर्ण का 
नाम 9. अग्नि का नाम । 

वृषभः [ वृष्‌-अभच्‌ किच्च ] 1. सांड 2. कोई भी नर 
जानवर 3. अपने वर्ग का मुखिया (समास के अन्त 
मॅ) द्विजवृषभः -रत्न० १।५, ४२१ ८. वृषराशि, 
5. एक प्रकार की औषधि--तु० ऋषभ 6. हाथी का 
कान 7. कमन का विविर । सम०--मतिः,- ध्वजः 
शिव के किशेषण--रघु० २।३६, कु० ३६२ | 

वृषभी (स्त्री) [ वृषभ-|-कीष्‌ ] 1. विधवा 2. कवच । 

वृषल: |वृष्‌==कलच्‌ | 1. शूद्र 2. घोडा 3. लहसुन 4. पापी, 
दुष्ट, अधर्मी 5. जाति से बहिष्कृत 6. चन्द्रगप्त 
का नाम (विशेषतः चाणक्य द्वारा प्रयुक्त--दे० 
मुद्रा० अंक १, ३) । 

वृषलक: | वृषल -- कन्‌ ] तिरस्करणीय शूद्र । 


वृषली | वृषल--डीप्‌ | 1. बारह वर्ष की अविवाहित 
कन्या, रजस्वला होने पर भी विवाह न होने के 
कारण पिता के घर रहने वाली कन्या--पितुर्गेहे च 
या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता, भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः 
सा कन्या वृषली स्मृता 2. रजस्वला 3. बांझ 
स्त्री 4. सद्योजात बच्चे की माता £. शूद्र की पत्नी 
या शूद्रा स्त्री, सम०--पलिः शूद्र स्त्री का पति, 
= सैकनम्‌ साद्रा स्त्री के साथ संभोग । 

वृषसुक्की (स्त्री०) बरं, भिरड़ । 

वृषस्यन्ती [ दृष-+-वयच्‌, सुक्‌, सतृ-डीप्‌, नुम्‌ ] 1. संभोग 
करने की इच्छा वाली स्त्री (पुरुष मे कर्म के साथ, 


( ९७४ ) 


-रघुनन्दनं वृषस्यन्ती शूपंणखा प्राप्ता--महावी ० 


भट्रि, ४३०, रघु० १२३४ 2. कामासक्ता या 
कामातुरा स्त्री 3. गर्भायी हुई गाय । 

वषाकपायी | वृषाकपेः पत्नी--वृषाकपि--डीष, ऐ 
आदेशः ] 1. लक्ष्मी का विशेषण 2. गौरी का विशे- 
षण 3. शची का विशेषण 4. अग्नि की पत्नी स्वाहा 
का विशेषण 5. सूर्य की पत्नी ऊषा का विशेषण । 


वृषाकपिः [ वृषः कपिः अस्य--ब० स०, पूर्वपददीर्घ: ] 
1. सूर्य का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण 3. शिव 
का विशेषण 4. इन्द्र का विशेषण £. अग्नि का 
विशेषण । 

वषायणः (पुं) 1. शिव का विशेषण 2. गोरेया चिडिया । 

वृषिन्‌ (१०) | वृषञ- इनि | मोर । 

वृषी (स्त्री०) संन्यासी या ब्रह्मचारी का आसन (कुश 
घास से बना हुआ) । 

` दृष्ट (भू० क० कृ०) [वृष्‌ +-क्त] 1. बरसा हुआ 2. बरसता 
हुआ 3. बौछार करता हुआ, उडेलता हुआ । 

वृष्टिः (स्त्री) [ वृष्‌ + क्तिन्‌ ] 1. बारिश, बारिश की 
वौछार आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा 
-“मनु० ३।७६ 2. (किसी भी वस्तु की) बौछार 
--अस्त्रवृष्टि --रघु० ३।५८, पुष्पवृष्टि २।६०, इसी 
प्रकार शर” धन” उपल? आदि। सम० काल 
बरसात का समय,-- जोबन (वि०) बारिश द्वारा 
सिचित (प्रदेश), तु० देवमातृक, ` भूः मेंढक । 

वृष्टिमत्‌ (वि०) [ वृष्टि ¦ मतुप्‌ ] बरसने वाला, बर- 
साती, (पुं०) बादल । 

वृष्णि (वि०) | वृषे: निः किच्च ] 1. धर्म भ्रष्ट, पाखंडी 
2. क्रुद्ध, कोपाविष्ट, (पुं) 1. बादल 2. मेंढा 

3. प्रकाश की किरण ' कृष्ण के किसी पूर्वज का नाम 
5. कृष्ण का नाम 6. इन्द्र 7. अग्नि । सम० गर्भः 
कृष्ण का विशेषण । 

वृष्य (वि०) [ वृष्‌ +-क्यप्‌ ] 1. जिसके ऊपर बरस सके, 
बौछार की जा सके 2. कामोद्दीपक, वाजीकर, पुंस्त्व 
बढ़ाने वाला,-- ष्यः माष, उड़द । 

वृह्‌„ वृहत्‌, बृहतिका दे० वह , बृहत्‌, बृहतिका । 

बृहतो | वृह ‡-अति+-डीष्‌ | 1. नारद की बीणा 2. छत्तीस 
की संख्या 3. दुपट्टा, चोगा, आवरण 4. भाषण 
आशय (जैसे जलाशय) दे० 'बृह्ती' भी । सम० 
--पति: बृहस्पति का विशेषण । 

बृहस्पति दे० 'बृहस्पति' । 

(क्रया० उभ० दृणाति, वृणीते, वूर्ण, कमेवा० वूर्यते, 
इच्छा० वृवूर्षति-ते, विवरिषति-ते) छांटना, चुनना 
(दे० वृ. 1) 1 

वे (म्वा० उभ० वयति-ते, उत, प्रेर० वाययति-ते) 
1. बुनना सितांशुवर्णेव॑यति स्म तद्गृणः-ने० १।१२ 


2. बाल गूंथना, पौधे लगाना 3. सीना 4. बनाना 
रचना, नत्थी करना. प्र--, 1. बुनना 2. बांघना, 
कसना 3. जमाना, स्थिर करना 4. परस्पर बुनना, 
संग्रथित करना, दे० 'प्रोत' । 

वेकटः (पुं०) 1. हंसोकड़ा 2. जौहरी 3. युवा पुरुष । 

वेग: [विज्‌+-घञ्ग्‌] 1. आवेग, संवेग 2. गति, प्रवेग, 
शीघता 3. विक्षोभ 4. अतिवेगशीलता, प्रचण्डता, 
बल 5. प्रवाह, धारा जेसा कि 'अम्बुवेगः' में 6. तेज, 
क्रियाशीलता, संकल्प 7. शक्ति, सामथ्ये,-मदनज्वरस्य 
वेगात्‌ का० 8. संचार, क्रिया, (विष--आदि का) 
प्रभाव उत्तर० २।२६, विक्रम» ५।१८ 9. शीघ्रता, 
जल्दबाजी, आकस्मिक आवेग--पंच० १४१०९ 
10. बाण की गति-कि० १३।२४ 11. प्रेम, प्रणयो- 
न्माद 12. आन्तरिक भाव का बाहर प्रकट होता 
13. आनन्द, प्रसन्नता 17. मलत्याग 15. शुक्र, वीये । 
सम० अनिलः 1. आंधी का झोंका विक्रम» १।४ 
2. प्रचण्ड वायू, आघातः 1. अकस्मात्‌ वेग का 
अवरोध, गति को रोकना, 2. मलावरोध, कोष्ठ- 
बद्धता, नाशनः इलेष्मा, कफ,--बाहिन्‌ ( वि० ) 
स्फू्त, तेज,-- विधारणम्‌ गति का रोकना, सरः 
खच्चर । 

बेगिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नो) [वेग--इनि] तेज, चुस्त 
द्रुतगामी, प्रचण्ड, फुर्तीला (पुं ) 1. हरकारा 2. बाज, 
-ऱमी नदी । 

वेड्कटः (पुं ) एक पहाड का नाम, वॅकटाचल । 
[विच्‌ +-अच्‌-+-टाप्‌] भाडा, मजदूरी । 

देडम्‌ [विड्‌ +अच्‌] एक प्रकार का चन्दन । 

वेडा [वेड+-टाप्‌ | किञ्ती, नाव । 

वेण्‌, वैन्‌ (भ्वा० उभ० वेणति-ते, वेनति-ते) 1. जाना, 
हिलना-जुलना 2. जानना, पहचानना, प्रत्यक्ष करना 
3. विचारविमर्श करना, सोचता 4. लेना 5. बाजा 
वजाना । 

वेणः [वेण्‌+-अच्‌] 1. गायक जाति का पुरुष--तु० मनुऽ 
१०।१९, वेणानां भांडवादनम्‌--१०।४९ 2. एक 
राजा का नाम, अङ्ग का पुत्र और. स्वायंभुव मनु 
का वंशज (जब बह राजा बना तो उसने सब प्रकार 
की पूजा व यज्ञादि को बन्द करने की घोषणा कर 
दी। ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया, परन्तु 
जब उसने उनकी एक न सुनी तो उन्होंने अभिमन्त्रित 
कुशतूण की पत्ती से उसकी हृत्या कर दी । अब 
देश में कोई शासक न रहा । अतः उन्होंने उस 
मतक शरीर की जंधा को मसला, तब उसमें से एक 
निषाद निकला जो शरीर का गिट्टा तथा चोड़े मुख 
वाला था । उसके पश्चात्‌ उन्होंने उसकी दक्षिण 
भुजा को रगड़ा जहाँ से भव्य पृथु (दे० पृथू) का 


( ९७५ ) 


जन्म हुआ । पद्मपुराण के अनुसार वह भली भांति 
शासन करने लगा, परन्तु बाद में वह जैन-नास्तिकता 
में फंस गया । यह भी कहा जाता है कि उसने 
वर्णव्यवस्था में गड़बड़ी फैलाई, तु० मनु० ७४१, 
९1६६-६७) । 
बेशा | वेण--टाप्‌ | एक नदी का नाम (जो कृष्णा नदी 
में जाकर मिलती हैँ )-। 


वेणिः,-णो (स्त्री) [वेण +- इन्‌, डीप्‌ वा ] 1. गुंथे हुए | 


बाल, बालों की मीढी,--तरङ्गिणी वेणिरिवायता भुवः 
+शि० १२।७५, मेघ० १८ 2. बालों की एक 
अनलकुत चोटी जो पीठ पर लटकती रहती हैं (कहा 
जाता है कि बही स्त्रियां ऐसी चोटी करती हैं जिनके 
पति घर पर न हों) वनान्निवृत्तेन रघ्त्तमेन मुक्ता 
स्वयं वेणिरिवावभासे--रघु० १४१२, अबलावेणि 
मोक्षोत्सुकानि-मेध० ९९, कु० २1६१ 3. अनवच्छिन्न 
प्रवाह, धारा, सरिता जलवेणिरम्यां रेवां यदि 
प्रेक्षितमस्ति कामः--रघु० ६1४३, मेघ० २९, तु० 
'त्रिवणी' शब्द की भी 4. दो या अधिक नदियों का 
संगम 5. गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम 6. एक 
नदी का नाम । सम० --बन्धः गुथे हुए बाल, मीढी 
-““रघु० १०।४७,-वेवनी जोक,--बवेधिनी कंघी, 
-संहारः 1. बालों को गूंथ कर मींढी बनाना वेणी० 
६ 2. भट्वनारायभक्ृत एक नाटक का नाम । 
विग्‌+-उण्‌ ] 1. बाँस, मलयेऽपि स्थितो वेणुर्वणुरेव 
न चन्दनम्‌ सुभा०, रघु० १२४१ 2. 
3. बंसरी, मुरली नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते मुदु 
वेणुम्‌ गीत० ५। सम० जः बाँस का बीज, 
~ ध्मः बाँसुरी बजाने वाला, मुरलीवाला, निल्नुतिः 
ईख,--यष्टिः वांस की लकड़ी, वादः, - - वादकः 
मुरली वाला, बाँसुरी बजाने वाला, बीजम्‌ बाँस का 
बीज | 
बेणुकम्‌ [ वेणु--कन्‌ ] बाँस की मूठ वाला अंकुश । 
बेणुनम्‌ [ वेणू +- उनन्‌ ] काली मिर्च । 
बेतं (दं) डः (पृं०) हाथी भामि० १।६२। 
वेतनम्‌ [ अज्‌ +-तनन्‌ वीभावः ] 1. किराया, मजदूरी, 
भृति, तनख्वाह, वृत्ति--रघु० १७।६६ 2. आजीविका, 
जीवननिर्वाह का साधन । सम०-अदानम्‌,-अनपाकर्सन्‌ 
(नपु०) „अनपक्रिया 1. पारिश्रमिक या मजदूरी न 
देना 2. मजदूरी न मिलने के कारण किया गया 
प्रयत्न, जीविन्‌ (पुं०) वृत्ति पाने वाला, वेतनिक । 
बेतसः {अज्‌ 4-असुन्‌ तुक्‌ च, वीभावः] 1. नरसल, नरकुल, 
बेत--अविलम्बितमेधि वेतसस्तरुवन्माधव मा स्म 
भज्यथाः -शि० १६।५३, रघु० ९।७५ 2. नींबू, 
बिजौरा । 
बेतसी [वेतस्‌ +-डीष्‌ | नरसल,--वेतसीत रुतले-काव्य ० १। 


वेणुः 


नरकुल | 


-वेतस्वत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ वेतस--ड्मतुप, मस्य 
वः ] जहाँ नरकुल बहुतायत से पाये जायें । 

वेतालः [ अज्‌+-विच्‌, वी आदेशः, तल्‌+-घव््‌ कर्म० 
स० ] 1. एक प्रकार की भूतयोनि, पिशाच, प्रेत, 
विशेषकर शव पर अधिकार रखने वाला भूत -- मा० 
५।२३, शि० २०1६० 2. द्वारपाल । 

वेत्त (पृं) [ विद्‌+-तृच्‌ ] 1. ज्ञाता 2. ऋषि, मुनि 
3. पति, पाणिग्रहीता । 


| वेतरः [ अज्‌+-त्रल्‌, वी भावः | 1. वेत, वरसल 2. लाठी, 


छड़ी, विशेष कर द्वारपाल की छड़ी,-वामप्रकोष्ठापित- 
हेमवेत्रः--कु० ३।४१। सम०--आसनम्‌ बेत की 
बनी गट्री,-धरः,-घारकः 1. द्वारपाल 2. आसाधारी, 
छड़ीबरदार । 

वेत्रकीय (वि०) [ वेत्र छ, 
बहुत पाये जाये । 

वेत्रबती [ वेत्र +-मतुप्‌ +-डीष्‌ | 1. स्त्री द्वारपाल 2. एक 
नदी का नाम - मेघ० २४ । 


कुक्‌ ] वेत्रबहुल, जहाँ नरकुल 


बेत्रिन्‌ (पुं) [ वेत्र+इनि ] 1. द्वारपाल, दरबान 
2. चोबदार । र 
वेथ्‌ (म्वा० आं० वेथन्ते) प्रार्थना, निवेदन करना, कहना । 


वेदः [ विद्‌्--घञडा, अच्‌ वा ] 1. ज्ञान 2. आध्यात्मिक 
या धामिक ज्ञान, हिन्दुओं के धमंग्रन्थ (मूलरूप से 
केवल तीन वेद थे, ः£ग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद जिन्हे 
समष्टिरूप से 'त्रयी' कहते थे, परन्तु बाद में 'अथर्ववेद' 
उनके साथ जोड़ दिया गा । प्रत्येक बेद के दो 
भाग हैँ--मन्त्र या संहिता पाठ तथा ब्राह्मण भाग! 
हिन्दुओं की निरी धर्मनिष्ठता के अनुसार वेद 
अपौरुषेय (जो पूरुषों द्वारा की गई रचना न हो) 
हैं, क्योंकि वह परमात्मा से प्रकट हुए या सुने गये हैं, 
इसीलिए उन्हे 'श्रुति' कहते हैं, इसके बिपरीत 'स्मृति' 
अर्थात्‌ जो याद रक्खे जायं या जो पुरुषों की कृति हो; 
दे० “श्रुति! तथा 'स्मृति' भी, इसीलिए बहुत से ऋषि 
जिनका नाम वेद के सुक्तो से संबद्ध है :्रष्टारः देखने 
वाले कहलाते हैं, उन्हे 'कर्तारः या 'स्रप्टारः' अर्थात्‌ 
रचयिता नहीं कहा जाता) 3. कुशा घास का गुच्छा 

मनु० ४।३६, 4. विष्णु का नाम । सम०--अङ्गम्‌ 
विद्‌ का अंग! एक प्रकार के ग्रन्थ जो मंत्रोच्चारण, 
व्याख्या और संस्कारों में यत्र-तत्र सही विनियोग में 
सहायता देने के लिए प्रयुक्त होते हैं अतः वेदाध्ययन 
में सहायक हैं, (वेदांग गिनती में छः हँ 1. शिक्षा, 
अर्थात्‌ उच्चारण-विज्ञात 2. छंदस्‌ छन्दः शास्त्र, 
3. व्याकरण 4. निरुक्त अर्थात्‌ वेद के कठिन शब्दों 
की निर्वचनपरक व्याख्या 3. ज्योतिष अर्थात्‌ नक्षत्र- 
विद्या या गणितज्योतिष और 6. कल्प अर्थात्‌ कर्म- 
काण्ड या अनुष्ठानपद्धति),- अधिगमः, अध्ययनम्‌ 


( ९७६ ) 


घामिक अध्ययन, वेदाध्ययन, अध्यापक: वेद का 
पढ़ाने वाला, धर्मगुरु,--अन्तः 1. 'वेद का अन्त' (वेद 
के अन्त में आने वाली) उपनिषद्‌ 2. हिन्दुओं के छः 
मुख्य दर्शनों में अन्तिम दर्शन ('वैदान्त' इसलिए 
कहलाता हृ कि यह वेद के अन्तिम ध्येय. और कार्य- 
क्षेत्र की शिक्षा देता है, या इसलिए कि यह उन उप- 
निषदों पर आधारित हैं जो वेद का बन्तिम भाग हैं), 
(दर्शन की इस पद्धति को कभी-कभी 'उत्तरमीमांसा 

के नाम से पुकारते हैं, यही जैमिनि की पूर्वमीमांसा 
का उत्तरार्ध, या अन्तिम भाग हे, परन्तु व्यवहारतः 

यह एक स्वतंत्र शास्त्र हँ, दे० मीमांसा, यह हिन्दुओं 
के सर्व खल्विदं ब्रह्म' के सर्वेश्वरवाद का प्रवर्तक्र हैं, 
इसके अनुसार समस्त विश्व एक ही अनादि शक्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्म या परमात्मा का संहिलष्ट रूप हे, दे० 


ब्रह्मन' भी) "गः, ऽज्ञः, वेदान्त दशेन का अनयायी 
“एअन्तिनू (पु०) वेदान्त दर्शन का अनुयायी,- अर्थ 
वेदों का अश्र,-- अवतारः वेदों का प्रकटीकरण, 
अर्थात्‌ ईश्वरीय संदेश,--- आदि (नपुं०),--आदिवण्ण: 
>“आविबीजम्‌ 'ओम्‌' की पुनीत ध्वनि, उक्त 
(वि०) शास्त्रसम्मत, वेदविहित, कौलेयकः शिव 


का विशेषण, -- गर्भ: 1. ब्रह्म का विश्लेषण 2. वेदों का 
ज्ञाता ब्राह्मण, जः वेदों को जानने कळा ब्राह्मण, 
ला“क्रेधम्‌, त्रयी सामहिक रूप से तीनों वेद 


-“निन्‍्कक: नास्तिक, पाखण्डी, श्रद्धाहीन (जो वेद 


स्वरूप तथा उसके अपौरुषेयत्व पर विश्वास नहीं. 


करता हैं), -निन्दा अविश्वास, पाखण्ड,--पारगः 
वेदों में पारंगत ब्राह्मण, -मातृ (स्त्री०) वैदिक 
पुनीत मत्र, गायत्रीमंत्र, वचनम्‌,--वाषयम वेद का 
मूलपाठ, वदनम्‌ व्याकरण,-- वास: ब्राह्मण, -- बाह्य 
(वि०) वेद के विरुद्ध, जो वेद में उपलब्ध न हो 

बिद्‌ (पु०) वेदविशारद ब्राह्मण, --विहित 
(वि०) वेदों में जिसका विधान पाया जाय, व्यासः 
व्यास का विशेषण जिसने वेदों को कतंघान रूप दिया 
हे, दे” व्यास, --संन्यासः वेदों के कर्मकाण्ड का 
त्याम । 


बेवनम्‌, वेदना [विद्‌-{-स्युट्‌] 1. ज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान 
2. भावता, संवेदन 3. पीडा, संताप, क्लेश, अधि 
अवेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ कु० १२०, रघु० 
८५० ४. अधिग्रहण, दौलत, जायदाद 5. विवाह 
-मनु० ३।४४, ९।६५, याज्ञ० १।६२। 
बेदारः [विद-1-ऋ :-अण्‌! गिरमिट । 
बेदिः [विद्‌ !-इन्‌| विद्वान्‌ पुरुप, षि, पंडित, दिः,-दी 
(स्त्री०) 1. यज्ञकाय के लिए तैयार की हुई भूमि 
वेदी, 2. वेदी विशेष जिसके मध्यवर्ती किनारे परस्पर 
मिले हुए हों-मध्येन सा वेदिविलस्नसध्या --कु० १1३७ 


(कुछ लोग इस शब्द का अर्थ इस स्थान पर 'मोहर 
को अंगूठी' समझते हैं 3. किसी मन्दिर या महल का 
चौकोर सहन 4. मुद्रा-अंगूठी 5. सरस्वती 6. भूखण्ड, 
प्रदेश । सम०--जा द्रौपदी का विशेषण, क्योकि यह 
राजा द्रुपद की यज्ञवेदी के मध्य से उत्पन्न हुई थी। 


वेदिका [वेदी--कन्‌--टापू, हस्व] 1. यज्ञभूमि या वेदी 
3. चबूतरा, उच्चसमतलभूमि (जो प्रायः घर्मकृत्यों के 
लिये ठीक की गई हो--सप्तपर्णवेदिका-- श०१, 
कु० ३।४४ 3. आसन 4. वेदी, ढेप, टीला, मन्दाकि- 
नीर्सकतवेदिकाभिः कु० १1२९, 'वेदी या रेत के 
डीले बना कर' 5. आंगन में बीच में बना चौकोर 
चबूतरा 6. लतामंडप, निकुंज । 

वेक्नि (वि०) [विद्‌--णितनि] 1. ज्ञाता जैसा कि कृत- 
वेदिन्‌' में 2. विवाह करने वाला, (पुं०) 1. जानकार 
2. अध्यापक 3. विद्वान्‌ पुरुष 4. ब्राह्मण का विश्लेषण । 

वेदी द्वे० 'वेदि (स्त्री०) 

वेश्च (वि०) [क्दि+-ण्यत्‌] 1. ज्ञात होने के योग्य 
2. व्याख्येय या शिक्षणीय 3. विवाहित होने के योग्य । 

वेषः [विघ्‌--घठा} 1. छेद करना, बींघना, छिद्र युक्त 
करना 2. घायल करना, घाव 3. छिद्र, खुदाई या 
गर्तं 4. (खुदाई की) गहराई 5. समय की माप 
विशेष । 

वेधकः! विध्‌ -|-ण्वुल| 1. नरक के एक प्रभाग का नाम. 
2. कपूर, कम्‌ बाल में विद्यमान चावल । 

वेषनम्‌ [विध्‌--ल्यूट] 1. छेदने या बींधने की क्रिया 
2. प्रवेशन, छेदन 3. शून्यीकरण, वेधन 4. चुभोना 
घायल करना 5. (खुदाई की) गहराई । 

वेषनिका [वेधनी+-कन्‌+-टाप्‌, हुस्व] एक तेज नोक 
वाला उपकरण जिससे मणि या सीप आदि में छिद्र 
किये जाते हैं, बर्मा । 

वेघनो [केधन--डीप्‌] 1. हाथी का कान बींधने वाला 
उपकरण 2. एक तेज नोक का सीप व मणि आदि 
को बींधने वाला उपकरण, बर्मा । 

वेघल्‌ (पुं) [विधा+-असुन्‌, गुणः] 1. स्रष्टा-मा० 
१।२१ 2. ब्रह्मा, विधाता तं त्रेधा विदधे नृनं महा- 
भूतसमाधिना रघु० १२९, कु० २।१६, ५।४१ 
3. गौण सृष्टिकर्ता (जसे कि ब्रह्म से उत्पन्न. दक्ष 
प्रजापति) कु० २।१४ 4. शिव 5. विष्णु 6. सूर्य 
7. मदार का पौधा 8. विद्वान्‌ पुरुष । 

वेघसभ्‌ [वेधस्‌ ] अच्‌ |] अंगूठे की जड़ के नीचे का हली 
का भाग । 


वेक्ति (मू० क० कृ०) [वेध+-इतच्‌] बींधा हुआ, 
छिद्रित । 

वेन्‌ (म्वा० उभ० वेनति--ते} दे० वेण्‌ ! 

वेस्मा दे० 'वेणा' । 


( ९७७ ) 


वेप्‌ (भ्वा० आ० वेपते, वेपित) कांपना, हिलना, थर- 
थराना, लरजना - -कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी,-भग ० 
११1३५, रघु० ११1६५, प्र - ,थरथराना, धड़कना, 
कांपना-कु० ५1२७,७४ । 
वेपयुः [वेप्‌ +अथुच्] थरथरी, कंपकंपी, (स्तनों का) 
हिलना अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वास: प्रमाणा- 
घिक:--श० १।३०, शि० ९२२, ७३, रघु० १९ 
२३, कु० ४1१७, ५1८५ । 
वेपनम्‌ [वेप्‌ + ठ्यृट्‌] थरथरी, कंपकपी । 
वेमः, वेमन्‌ (पुं०, नपं०) [वे-मन्‌, मनिन्‌ वा] करघा, 
खंड्डी - महासिवेम्नः सहकृत्वरी बहुम्‌--ने० १।१२, 
तुरीवेमादिकम्‌ तर्क० । 
रम्‌ [अज्‌-+रन्‌, वीभावः] 1. शरीर 2. केसर 
जाफरान 3. बंगन । 


बेरटः (पुं) नीच पुरुष, छोटी जाति का पुरुष, ट्म्‌ 
बेर का फल । 

वेल्‌ ¡ (म्वा० पर० वेलति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. हिलना, इधर उघर घूमना, काँपना । 
1 (चुरा० उभ० वेलयति--ते) समय की गणना 
करना । 

वेलम्‌ [वेल्‌ +- अच्‌] उद्यान, वाटिका । 

बेला [वेल +-टापू] 1. समय- वेलोपलक्ष णार्थमादिष्टोऽस्मि 
““श० ४ 2. ऋतु, अवसर 3. विश्राम का अन्तराल, 
अवकाश 4. लहर, प्रवाह, घारा 5. समुद्र तट, 
समुद्री किनारा वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गाः रघु» 
१३।१२,१५, १।३०, ८।८०, १७।३७, शि० ३।७९, 
९1३८ 6. सीमा, हदबन्दी 7. भाषण 8. बीमारी 
9. सहज मृत्यु 10. मसूड़े । सम० कुलम्‌ ताञ्जलिप्त 
नामक जिला, --भूलम्‌ समुद्र-तट, बनम्‌ समुद्रीकिनारे 
का जंगल । 

वेल्ल (म्वा० पर० वेल्लति) 1. जाना, हिलना- जुलना 

कांपना, इधर-उघर फिरना भामि० 


वेरः, 


2. हिलाना, 
१।५५, शि० ७।७२ । 

वेल्लः, वेल्लनम्‌ [ वेल्ल्‌ +-घञ्ग्‌, ल्युट्‌ वा | 1. हिलना, 
गतिशील होना 2. (भूमि पर) लोटना । 

वेल्लहल: [| वेल्ल -{-हवल्‌ - अच्‌, पृषो० ] 
दुराचारी । 

वेल्लिः (स्त्री०) [वेल्ल्‌ + इन्‌ ] लता, वेल तु० वल्लि’ । 

वेल्लित (भू० + क० कृ०) | वेल्ल्‌-}-क्त ] 1. कंपायमान 
थरथराने वाला, हिलाया हुआ 2. टढ़ा-मेढ़ा, तम्‌ 
1. जाना, चलना-फिरना 2. हिलना । 

वेवी (अदा० आ० वेवीते) 1. जाना 2. प्राप्त करना 
3. गर्भधारण करना, गर्भवती होना 4. व्याप्त करना 
5. डाल देना, फेंकना 6. खाना 7. कामना करना, 
चाहुना (शास्त्रीय साहित्य में विरल प्रयोग) । 


१२३ 


लम्पट, 


| 


वेशः [विश्‌ 1 घडा, ] 1. प्रवेशद्वार 2. अन्तः प्रवेश, 
पेठना 3. घर, आवासस्थल 4. वेश्याओ का घर, 
चकला, --तरुणजनसहायशिचन्त्यतां वेशवासः - मुच्छ० 
१1३१ 5. पोशाक, वस्त्र, कपड़े (इस अर्थ में 'बेष' 
भी लिखा जाता है) --मृगयावेषधारी, -- विनीतवेबेण 
-ण्शेॅ० १, कृतवेशे केशवे - गीत०११। सप० 
“ वानम्‌ सूरजमुखी फूल,--धारिन्‌ (वि०) छद्य- 
वेशी, कपटरूपधारी,--नारी,-- वनिता वेश्या---मुद्रा ० 
३।१०,--बासः वेश्याओं का घर, चकला । 

बेशकः [ वेश--कन्‌ ] घर । 

बेशनम्‌ [ विश्--ल्युट ] 1. प्रवेश करना, प्रवेशद्वार 
2. घर । 

वेशन्तः [ विश्‌-!-झच्‌ ] 1. छोटा तालाब, पोखर 2. आग । 

बेशरः [ वेश--रा-+क ] खच्चर । 


वेश्मन्‌ (नपुं०) [ विश्‌+-मनिन्‌ ] घर, निवासस्थान, 
आवास, भवन, महरलू--रघु० १४।१५, मेघ० २५, 
मनु० ४७३, ९।८५। सम०- कर्मन्‌ (नपुं०) घर 
बनाना, कलिद्भः एक प्रकार की चिड़िया, नकुलः 
छछून्दर,--भूः (स्त्री?) वह स्थान जहाँ धर बनाना 
है, भवननिर्माण के लिए भूखण्ड । 

वेश्यम्‌ {विश्‌--ण्यत्‌, वेशाय हितं वा यत्‌ ] वेश्याओं 
का घर, चकला । 

बेश्या | वेशेन पण्ययोगेन जीवति वेश्‌ +यत्‌--टाप ] 
बाजारू स्त्री, रंडी, गणिका, रखेल मृच्छ० १।३२, 
मेघ० ३५, याज्ञ १।१४१ । सम०--आचार्यः 1. वह 
पुरुष जो वेश्याओं का स्वामी हो, उन्हें रखता हो 
2. भडवा 3. लॉंडा, गाँडू,- आश्रयः वेश्याओ का 
वासस्थल, चकला, - गमनम्‌ व्यभिचार, रंड़ीबाजी, 

गृहम्‌ चकला, जनः रंडी, पणः भोग के लिए 

रंडी को दी जाने वाळी मजदूरी । 

वेश्वरः (पुं) खच्चर | 

वेष दे० “वेश” । 

बेषणम्‌ [ विष्‌+-ल्युट्‌ | अधिकृत वस्तु, स्वामित्व, कब्जा । 

वेष्ट्‌ (म्वा० आ० वेष्टते) 1. घेरना, अहाता बनाना, घेरा 
डालना, लपेटना 2. चाबी देना, मरोड़ना 3. वस्त्र 
पहनना । प्रेर० (वेष्टयति ते) 1. घेरना 2. घेरा- 
बन्दी डालना, आ -, तह करना, परि , सम्‌--,पर- 
स्पर तह करना, लपेटना, मरोड़ना, उमेठना । 

वेष्टः | वेष्ठ्‌-घञ्ञ्‌ ] 1. घेरा, घिराव 2. बाड़ा, बाड़ 
3. पगडी 4. गोंद, राल, रस 5. तारपीन । सम० 
“वंश: एक प्रकार का बांस, सारः तारपीन। 

वेष्टकः [ वेष्टू---प्वुल | 1. बाड़ा, बाढ़ 2. लौकी,--कम्‌ 
1. पगड़ी 2. चादर, लबादा 3. गोंद, रस 
4. तारपीन । 

बेष्टनम्‌ [विष्ट्‌--ल्यट्‌ | 1. लपेटना, चारों ओर से घेरना, 


( ९७८ ) 


घेराबन्दी करना,--अङ्गुलिवेष्टनम्‌, 1. अंगूठी 
2. कुंडलित होना, गोल मरोड़ी लेना,--रघु० ४।३८ 
3. लिफाफा, लपेटन 4. ओढ़नी, ढकना, संदूक 5. पगड़ी, 
त्रिमुकुट --अस्पृष्टालकवेष्टनौ --रघु० १।४२, शिरसा 
वेष्टनशोभिना --८।१२ 6. बाडा, घेर --क्रीड़ाशैल: 
कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय:-मेघ ० ७७7. तगड़ी. कमर- 
बन्द 8. पट्टी 9. बाहरी कान 10. गुग्गुल 11. नृत्य 
की विशेष मुद्रा । 

वेष्टनकः [ वेष्टन+-कन्‌ ] संभोग के अवसर की विशेष 
अंगस्थिति । 

वेष्टित (भू० क० क०) [ वेष्ट्‌ञ-क्स ] 1. घिरा हुआ, 
घेरा हुआ, चारों ओर से लपेटा हुआ, बन्द किया 
हुआ 2. लिपटा हुआ, वस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ 
3. ठहराया हुआ, रोका हुआ, विघ्न डाला हुआ 
4. घेराबन्दी किया हुआ । 

वेष्पः, वेष्य: | विषे: प: ] जल, पानी । 

वेष्याः दे० वेश्या । 

बेसरः | वेस्‌--अरन्‌ ] खच्चर--शि० १२1१९ ! 

वेस (श) वारः [ वेस्‌--वृ-|-अण्‌ ] गर्म मसाला, (जीरा, 
राई, मिर्चे, अदरक आदि के योग से तैयार किया 
गया मसाला) । 

बेह, (म्वा० आ० वेहते) दे० 'बेहू' । 

बैहत्‌ (स्त्रीश) [ विशेषेण हन्ति गर्भम्‌--वि--हन्‌-- 
अति ] बांझ गौ । 

बेहारः [==विहारः, पृषो० ] एक देश का नाम, बिहार । 

बेह्लू (म्वा० पर वेह्वते) जाना, हिलना-जुलना । 

वे (म्वा पर० वायति) 1. सूखना, शुष्क होना 
2. म्लान, निढाल, अवसन्न । 

बे (अव्य) [ वा+-डै ] स्वीकृति या निश्चयवाचक 
अव्यय (निःसन्देह, सचमुच, वस्तुतः) परन्तु केवल 
पुरक के रूप में प्रयुक्त - आपो वे नरसूनवः -मनु० 
११०, २1२३१, ९।४९, ११।७७, यह कभी कभी 
सम्बोघन के रूप में भी प्रयुक्त होता है तथा कभी कभी 
अनुनय को प्रकट करता ह । 


वेंशतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ विशतिक+-अण्‌ ] 
बीस म॑ मोल लिया हुआ। 

बैकक्षम्‌ [ विशेषेण कक्षति व्याप्नोति-अण्‌ ] 1. एक 
माला जो यज्ञोपवीत की भांति एक कंघे के ऊपर से 
तथा दूसरे कंधे के नीचे से धारण की जाती है 
2. उत्तरीय वस्त्र, चोगा, ओढ़नी । 

वेकक्षकम्‌, वेकक्षिकम्‌ [ वेकक्ष +-कन्‌, ठन्‌ वा ] यज्ञोपवीत 
की भांति बाय कन्घे के ऊपर तथा दायें कन्धे के नीचे 
से पहनी जाने वाली माला । 

वैकटिकः (पुं०) जौहरी । 

वेकतेन: [ विकतेनस्यापत्यम्‌--अण्‌ ] कर्ण का नाम । 


वैकल्पम्‌ [ विकल्प--अण्‌ ] 1. ऐच्छिकता 2. संशय, 
संदिग्धता 3. अनिश्चय, असमंजस । 

वैकल्पिक (वि०) (स्त्री०-की) [ विकल्प+-ठक्‌ ] 
1. ऐच्छिक 2. संदिग्ध, ससंशय, अनिश्चित, अनिर्णीत! 

वेकल्यम्‌ [विकल--ष्यञ्ग्‌] 1. त्रुटि, कमी, अधूरापन 
2. अङ्गभङ्ग, विकलाङ्ग या पंगु होना 3. अक्षमता 
4. विक्षोभ, इड़बड़ी, उत्तेजना, 5. अनस्तित्व । 

देकारिक (वि०) (स्त्री ०-की) [विकार+-ठक्‌] 1. विकार- 
विषयक 2. विकारशील 3. विकृत । 

बेकालः [विकाल--अण्‌] तीसरा पहर, मध्याह्नोत्तर काल, 
सायंकाल । 

वेकालिक ( वि० ) ( स्त्री०-क्षो ) वैकालीन ( वि० ) 
[विकाळ+-ठक्‌, ख वा] सायंकालसम्बस्धी या सायं- 
काल के समय घटित होने वाला । 

वंकुण्ठः [विकुष्ठायां मायायां भवः अण्‌] 1. विष्णु का 
विशेषण 2. इन्द्र का विशेषण 3. तुलसी का पौधा, 
वम्‌ 1. विष्णु का स्वगं 2. अभ्रक । सम०--चतु- 
दंशो कातिकशुक्ला चौदस,--शलोकः विष्णु की दुनिया । 

बेकृत (वि०) (स्त्री०--सी) [विकृत--अण्‌] 1. परि- 
वर्तित 2. बदला हुआ, सम्‌ 1. परिवर्तन, अदल-बदल, 
हेर-फेर 2. अरुचि, जुगुप्सा, घिनौनापन 3. अवस्था 
या सूरत शक्ल में परिवर्तन, विरूपता आदि--नै० 
४।५ 4. अपशकुन, कोई भी अनिष्टसूचक घटना 

तत्मतीपपवनादि वैकृतं प्रेक्ष्य - रघु० ११।६२। 

सम० विवर्तः दुर्देशा, दयनीय दशा, कष्टग्रस्त-वकृत- 
विवतंदारुण:--मा० १।३९। 

वेकृतिक (वि०) (स्त्री०-की) [विकृति--ठक्‌] 1. परि- 
वतित, संशोधित 2. विकृति सम्बन्धी (सांख्य० में) । 

वेकृत्यम्‌ [विक्रत--ष्यव्य] 1. परिवर्तन, अदल-बदल 
2. दुःखद स्थिति, दयनीय दशा 3. जुगुप्सा । 

बैक्रान्तम्‌ [विक्रान्त्या दीव्यति--विक्रान्तिञ-अण्‌] एक 
प्रकार का रत्न । 

वेक्लवं, वंक्लव्यम्‌ [विक्लव --अण्‌, ष्यञ्‌ वा] 1. गड़बड़ी, 
विक्षोभ, घबराहट 2. हुल्लड़, हलचल 3. कष्ट, दुःख, 
शोक, रंज श० ४६, वेणी० ५, मृच्छ ३। 

बखरी [विशेषेण खं राति-रा+-क+-अण्‌+-डीप्‌] 1. स्पष्ट- 
उच्चारण, घ्वनि-उत्पादन, बै० कु० २1१७ पर मल्लि० 
2. वाक्शक्ति 3. वाणी, भाषण । 

वंखानस (वि०) (स्त्री०-सी) [वेखानसस्थ इदम्‌-अण्‌] 
किसी वानप्रस्थ, सन्यासी, या भिक्षु आदि से सम्बद्ध, 
—वेखानसं किमनया व्रतमाप्रदानाद्‌ व्यापाररोधि 
मदनस्य निषेवितव्यम्‌ श० १।२७,-सः वैरागी, 
वानप्रस्थ, तीसरे आश्रम में वास करने वाला ब्राह्मण 
--रघु० १४।२८, भट्टि० ३४९ | 

वेगुष्यम्‌ [विगुण--ष्यडा [| 1. गुण या विशेषण का अभाव 


( ९७९ ) 


2. सद्गुणों का अभाव, त्रुटि, दोष, कमी 3. गुणों की 
भिन्नता, विविधता, विरोधिता 4. घटियापन, तुच्छता 
5. अकुशलता । 

वैचक्षण्यम्‌ [ विचक्षण-- ष्यञ्‌ 
प्रवीणता । 

देचित्यम्‌ [विचित--ष्यञ्य्‌] शोक, मानसिक विकलता, 
अफसोस--मा० ३।१ । 

वेचित्र्यम्‌ [विचित्रय-ष्यञञ्‌] 1. विविधता, विभिन्नता 
2. बहुविषता 3. अबरज 4. विस्मयोत्पादकता जैसा 
कि 'वाच्यवेचित्र्य' में, काव्य० १० 5. आश्चयं । 

वेजननम्‌ [विजनन--अण्‌] गर्भ का अन्तिम मास । 

वैजयन्तः [वेजयन्ती +-अण्‌] 1. इन्द्र का महल 2. इन्द्र का 
झण्डा 3. ध्वज, पताका 4. घर । 

बँजयन्तिकः [वेजयन्ती +-ठक्‌] झण्डा उठाने वाला । 

वेजयन्तिका [वेजयन्ती+-कन्‌ +-टाप्‌, हुस्व] 1. झण्डा, 
पताका (आलं० से भी) --संचारिणीव देवस्य मकर- 
केतोजंगद्विजयवेजयन्तिका काप्यागतवती--मा० १ 
2. एक प्रकार की मोतियों की माला । 

बेजयन्ती [वि--जि--झच्‌ = विजयन्त+-अण्‌+-डीप्‌] 
1. झंडा, पताका --स्तनपरिणाहविलासवेजयन्ती--मा ० 
३।१५ 2. चिल्ल 3. माला, हार 4. विष्णु का हार 
5. एक शब्दकोश का नाम । 

बँजात्यम्‌ [ विजात+ष्यञा्‌ ] 1. जाति या प्रकार की 
भिन्नता 2. जाति या वर्ण की भिन्नता 3. अचरज 
4. जातिबहिष्कार 5. बदचलनी, स्वेच्छाचारिता । 

बेजिक (वि०) दे० 'बेजिक' । 

बेज्ञानिक (वि०) (स्त्री०-की) 
कुशल, प्रवीण । 

वेडाल दे० 'बैडाल' । 

बेणः [ वेणु+ अण्‌, उकारस्य लोपः ] बांस का कायं करने 
वाला । 

बैणव (वि०) (स्त्री -बी) [ वेणु+-अण्‌ ] 1. बांस से 
उत्पन्न या बांस का बना हुआ,--व: 1. बांस की छड़ी 
2. बाँस का कार्य करने वाला, बंसोड,- बी बंसलोचन, 
= बम्‌ बांस का फल या बीज । 

वेणविकः | वेणव--ठक्‌ ] मुरली बजाने वाला, बाँसुरी 
बजाने वाला । 

वेणविन्‌ (पु०) [ वेणव+-इनि ] शिव की उपाधि । 

बेणिकः [ वीणा--ठक्‌ ] वीणा बजाने वाला । 

वेणुकः | वेणुक+-अण्‌ | मुरली बजाने वाला, बांसुरी 
बजाने वाला,-कम्‌ अंकुश दे० 'वेणुक' । 

वेतंसिकः [ वितंस-[-ठक्‌ ] मांस विक्रेता । 

वेतण्डिकः [वितण्डा +-ठक्‌ | वितंडावादी, व्यर्थ विवाद करने 
वाला, छिद्रान्वेषी । 

वेतनिक (वि०) (स्त्री०--की) [ वेतन--ठक्‌ ] वेतन 


] कौशल, निपुणता, 


[ विज्ञान-उक्‌ ] चतुर, 


से निर्वाह करने वाला,-कः 1. वेतन लेकर काम 
करने वाला, श्रमिक 2. वेतन भोगी ( कर्मचारी) । 

बेतरणि:,--णो (स्त्री) [ वितरेणन दानेन लंघ्यते 
- वितरण--अण्‌ +झीपू, पक्षे पृषो ह्वस्वः ] 
1. नरक की नदी का नाम 2. कलिङ्ग देश की नदी 
का नाम। 

बेतस (वि०) (स्त्री - सौ) [ बेतस~-अण्‌ | 1. बेंत से 
संबन्ध रखने वाला 2. नरकुल जैसा अर्थात्‌ अपने से 
अधिक शक्तिशाली शत्रु के सामने घुटने टेक देने वाला 
-जेसा कि 'वेतसी वृत्ति” रघु० ४३५, पंच० ३।१९। 

बेतान (वि०) (स्त्री०--नो) [ वितान+-अण्‌ ] यज्ञीय, 
पवित्र, वैतानास्त्वां बह्लयः पावयन्तु -श० ४१७, 
"नम्‌ 1. यज्ञीय कृत्य 2. यज्ञीय आहुति । 

बैतानिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ बितान न ठक्‌ ] दे० 
वैतान' । 

बेतालिक: [ विविधस्तालस्तेन व्यवहरति--ठक ] 1. भाट, 
चारण 2. जादूगर, बाजीगर, विशेषकर वह जो 
वेताल का भक्‍त हो 

वेश्रक (वि०) (स्त्री) की) [ वेत्र+-वु्ञ्‌ ] बेंत से 
युक्त, नरकुल का । 

बंदः | वेद+-अण्‌ ] बुद्धिमान्‌ मनुष्य, विद्वान्‌ पुरुष । 

वेदग्घम्‌, वैदन्धी, वदगध्यम्‌ | विदग्ध--अण्‌ दग्ध {- 
डीप्‌, विदग्ध--ष्यव्नू ] 1. कौशल, दक्षता, प्रवीणता, 
निपुणता -अहो वेदस्ध्यम्‌ू--मा० १, प्रबन्धविन्यास- 
वेदग्ध्यनिधि:--वास०, शि० ४1२६ 2. क्रमस्थापन में 
कौशल, सौन्दर्य---मा० १।३७ 3. बुद्धिमत्ता, स्फूर्ति, 
चतुराई-- रत्न० २ 4. बुद्धि । 

बेदर्भः [ विदर्भ-अण्‌ ] विदर्भं देश का राजा--भीं 
1. दमयन्ती 2. रुक्मिणी 3. रचना की विशेष शैली, 
सा० द० मेंदी गई परिभाषा--माधुयंव्यञ्जकवरणे: 
रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वदर्भी 
रीतिरिष्यते ॥ ६२६, दण्डी ने बड़ी सक्षमता पुर्वक 
गौड़ी रीति से इसकी विभिन्नता दर्शायी है--दे० 
काव्या० १।४१-५३। 

बेदल (वि०) (स्त्री०--छी) [ विदलस्य विकारः विदल 
तीअण्‌ ] 1. बेंत या टहनियों से बनाया हुआ,--लः 
एक प्रकार की रोटी 2. कोई भी दाल का अनाज, 
-छम 1. भिक्षुओं का कमगहरा भिक्षापात्र 2. बाँस 
या टहनियों की बनी डलिया, या आसन । 

वेदिक (वि०) (स्त्री०-की) [ वेदं वेत्त्यधीते वा ठ्ञ्ग्‌ 
वेदेषु विहितः वेद--ठक | 1. वेदों से व्युत्पन्न या वेदों 
के समनुरूप, वेदविषयक 2. पवित्र, वेदविहित, धर्मात्मा 
ताकु० ५७७३, कः वेदों में निष्णात ब्राह्मण । सम० 
--पाशः वेद का अल्पज्ञान रखने वाला, कठज्ञानी, 
जिसे वेद का अधूरा ज्ञान हो । 


{ ९८० ) 


बैबुषी (स्त्री) बेुष्यम्‌ [ विद्वस्‌--अण्‌ -डीवू, विस 
ष्यञ्ञ_] ज्ञान, अधिगम, बुद्धिमत्ता । 

बैद्य (वि०) (स्त्री०-री,-यों) [विदूर|-ष्यञ्ञ्‌] विदूर 
से उत्पन्न या लाया गया, यम्‌ वैदूयं मणि, नीलम 
—कु० ७१०, शि० ३४५ | 

वंदेशिक (वि०) (स्त्री ०-की) [विदेश--ठज्य_] दूसरे देश 
से संबंध रखने वाला, अन्य देश का, और देशों से 
लाया हुआ,--कः अन्य देश का व्यक्ति, विदेशी । 

वेवेश्यम्‌ [विदेश +-ष्यञ्ञ्‌ ] विदेशीपंन, विदेशी होना । 

बेदेहः [विदेह /-अण्‌| 1. विदेह देश का राजा 2. विदेह 
का रहने वाला 3. व्यापारी क्श्य 4. ब्राह्मण स्त्री में 
वश्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान मनु० १०1११, हा! 
(पुं, ब० व०) विदेह देश के राष्ट्रजन,--ही सीता 
--वैदेहिबन्धोहृ दयं विदद्रे --रघु० १४३३ (यहाँ 
'वैदेही' शब्द का अन्तिम स्वर हुस्व कर दिया 
गया हे) 

बैदेहकः [वेदेह + कन्‌] 1. व्यापारी 2.--वैदेह (४) । 

वदेहिकः [विदेह +-ठक्‌] सौदागर । 
(वि०) (स्त्री०-यी) [वेद+यत्‌| 1. वेद सम्बन्धी, 
आध्यात्मिक 2. आयुवेद सम्बन्धी, आयुर्वेद विषयक 

द्यः [विद्या अस्ति अस्य --विद्या+- अण्‌] 1. विद्वान्‌ 

पुरुष, विद्यावान्‌, पण्डित 2. आयूर्वेदाचाय, चिकित्सक 
- वेद्ययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वाय॒मत्ययात्‌ 
: रघु० १९।५३, वंद्यानामातुरः श्रेयान्‌ सुभा० 
2. वेद्य जाति का पुरुष, जो वर्णसङ्कर समझा जाता 
हे (वश्य स्त्री में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्तान) । 
सम० क्रिया वेद्य का व्यवसाय, चिकित्सक के रूप 
में अभ्यास, नायः 1. धन्वन्तरि 2. शिव । 

वद्यकः [ वद्यञ-कन्‌ | वेद्य, चिकित्सक,--कम्‌ चिकित्सा- 
विज्ञान । 

बंद्युत (वि०) (स्त्री०-ती) [विद्युत-+अण्‌| बिजली से 
सम्बद्ध या उत्पन्न, बिजलो -वृक्षस्य वद्य॒त इवाग्नि- 
रुपस्थितोऽयम्‌ -विक्रम० ४।१६, उत्तर० ५।१३। 
सम० अग्निः अनलः वह्निः बिजली की आग | 

वध (वि०) (स्त्री०-धी), वंधिक (वि०) (स्त्री०-की ) 
[विधि+अण्‌, ठक्‌ वा] 1. नियम के अनरूप 
व्यवस्थित, निश्चित, कमंकाण्डविषयक 2. कानूनी, 
विधि या क़ानून सम्मत । 

वधम्यंम्‌ [ विधमं +ष्यञ्‌ ] 1. असमानता, भिन्नता 
2. लक्षण गुणों का अन्तर 3. कर्तव्य या आभार का 
अन्तर 4. बेपरीत्य £, अवेधता, अनौचित्य, अन्याय 
6. पाखण्ड । 

वधवेयः [विधवा --ढक्‌] विधवा का पुत्र । 

वध्यम्‌ [ विघवा--ष्यडा ] विघवापन, कु० ४1१, 
मालवि० ५। 


वेधुर्यम्‌ [ विधुर+-ष्यञ््‌ ] 1. झोकावस्था 2. विक्षोभ 
थरथरी, सिहरन । 

बेधेय (वि०) (स्त्री ०-यी ) [विघि+-ढक्‌] 1. नियमानुकूल 
विहित 2. मूर्ख, बुद्ध, जड, थः मूढ, जडमति-प्रल- 
पत्येष वेधेय:--श० २, विक्रम» २। 

वेनतेयः [ विनता+-ढक्‌ ] 1. गरुड,--वेनतेथ इव विनता- 
नन्दनः-क़्ा०, रघु ११।५९, १६।८८, भग० १०1३० 
2. अरुण । 

वेनयिक (वि०) (स्त्री०-की) [विनय --ठक्‌] 1. शिष्टता, 
सौजन्य, सदाचरण या अनृशासनसम्बन्धी 2. शिष्टा- 
चार का व्यवहार करने वाला, - कः सामरिक रथ! 

वनायक (वि०) (स्त्री०--की) [ विनायकञ-अण्‌ ] 
गणशसम्बन्धी -मा० १।१। 

वेनायिकः [ विनायं खण्डनमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ: ` विनाय 
न-ठक्‌ ] 1. बौद्ध संप्रदाय के दशैन-सिद्धान्त 2. उस 
सम्प्रदाय का अनुयायी । 

वैनाशिकः [विनाश --ठक] 1. दास 2. मकड़ी 3. ज्योतिषी 
4. बौद्धो के सिद्धान्त 5. उन सिद्धान्तो का अनुयायी । 

वेनीतक दे० 'विनीतक' । 

बपरीत्यम्‌ [ विपरीत--ष्यञ्ग्‌ ] 1. विरोधिता, विरोध 
2. असंगति । 

बैपुल्यम्‌ [ विपुल] ष्यडा ] 
2. पुष्कलता, बहुतायत । 

वफल्यम्‌ | विफल-- ष्यडा ] निरर्थकता, विफलता । 


वेबोधिकः [ विबोध--ठक्‌ ] 1. चौकीदार 2. विशेषकर 
वह जो रात में सोने वालों को, पहरा देते समय, 
समय की घोषणा करके जगाता रहता है कि० 
९।७४ । 

वेभवम्‌ [ विभ --अण्‌ | 1. वड़प्पन, यश, महिमा, चमक- 
दमक, ठाठ-बाट, दौलत 2. शक्ति, ताकत कि० 
१२।३ । 

वेभाधिक (वि०) (स्त्री की) 
ऐच्छिक, वैकल्पिक । 

व्रम्‌ (नपुं०) विष्णु का वेकुण्ठ । 

वभ्राजम्‌ [ विश्राण्‌ +-अण्‌ ] स्वर्गीय उपवन या उद्यान । 

बैमत्यम्‌ [ विमत-।-ष्यञा | 1. मतभेद, अनबन 2. नापः 
संदगी, अरुचि! 

बेमनस्यम्‌ [ विमनस्‌ञ-प्यजा्‌ | 1. मन का उचटना, 
मानसिक अवसाद, शोक, उदासी--श० ६ 2. रोग । 

वेमात्रः, वेमात्रेयः [ विमातृ+-अण्‌, ढक्‌ वा | सौतेली माँ 
का बेटा । 

वमात्रा, वेमात्री, वमात्रेयी [ वैमात्रन-ठाप्‌, डीप्‌ वा 
वमात्रेय -डीप्‌ | सौतेली मां की बेटी । 

वेमानिक (वि०) (स्त्री० ) | बिमान+-ठक्‌ ] देव- 
यान में आसीन,--कः गगनविहारी । 


1. विस्तार, विशालता 


[ विभाषा +-ठक्‌ | 


( ९८१ ) 


बेमुख्यम्‌ [ विमुख |-ष्यका, ] 1. मुंह मोड्ना, पलायन 
प्रत्यावर्तत 2. अरुचि, जुगुप्सा । 

वेमेयः [ विमेय-+अण्‌ ] बदला, विनिमय । 

वैयग्रम्‌, वेयग्यम्‌ [ व्यग्र अण्‌, ष्यञ्‌ वा ] 1. व्यग्रता, 
बेचैनी, घबराहट 2. अनन्य भक्ति, तल्लीनता 

महावी० ७1३८ । 

वेयथ्यंम्‌ | व्यर्थ ]-ष्यका, | व्यर्थता, अनुत्पादकता । 

वेयधिकरण्यम्‌ | व्यविकरण --ष्यडा, ] भिन्न स्थानों में 
होने का भाव, दे० 'व्यधिकरण' । 

वैयाकरण (वि०) (स्त्री० --णो) [ व्याकरणमधीते वेत्ति 
वा - अण्‌ ] व्याकरणविषयक, व्याक रणसंबन्धी,--णः 
व्याकरण जानने वाला वेयाकरणकिरातादपशब्द- 
मृगा: कव यांतु संत्रस्ताः-सुभा० । सम०--पाशः 
जिसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान न हो, भार्यः 
जिसकी पत्नी व्याकरण को जानने वाली हो । 

बैयाक्न (वि०) (स्त्री, घ्री) [ व्या्र+अञ्ञ्‌ ] 
1. चीते की तरह का 2. चीते की खाल से ढका हुआ 
~¬ ध्यः चीते की खाल से ढकी हुई गाड़ी । 

बँयात्यम्‌ | वियात+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. साहस, अविनय, निलं- 
जजता--अन्यदाभूषणं पृंसां क्षमा छज्जेव योषिताम्‌, 
पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव--शि० 
२।४४ 2. उजड्डपन, अक्खड़पन । 

बेयासिकः | व्यासस्य अपत्यम्‌, व्यास +-इञ्ञ्‌, अकडङ 
आदेशः, यकारात्‌ पूर्व ऐच्‌ | व्यास का पुत्र । 

बैरम्‌ [ वीरस्थ भावः-अण्‌ ] 1. विरोध, शत्रुता, दुश्मनी 
वमनस्य, द्रोह, प्रतिपक्ष, कलह-- दानेन वेराण्यपि 
यान्ति नाशनम्‌ सुभा०, अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति 
सोहृदम्‌--श० ५।२३, 'वरभाव में परिणत हो 
जाता हैँ, विधाय वेरं सामर्ष नरोऽरौ य उदासते, 
प्रक्षिप्योदचिषं कक्षे शेरते तेऽभिमार्तम्‌ शि० २। 
४२ 2. घृणा, प्रतिहिसा 3. शूरवीरता, पराक्रम । 
सम०--अनुबन्धः शत्रता का आरंभ,-- अनुबन्धिन्‌ 
(वि०) शत्रुता की ओर ले जाने वाला,-- आतङ्कः 
अर्जुनवृक्ष, -आनृभ्यम्‌,--- उद्धारः, - निर्यातनम्‌,-प्रति- 
क्रिया,-प्रतीकारः-यातना,-शुद्धिः (स्त्री०) „साधनम्‌ 
शत्रुता का बदला, बदला देना, प्रतिहिसा,- करः, 

कारः कृत्‌ ( पुं० ) शत्रु, --भावः शत्रुतापूर्ण 

रवैया --रक्षिन्‌ ( वि० ) शत्रुता का निवारण करने 
वाला । 

वेरक्तम्‌,-वत्यम्‌ [ विरक्त--अण्‌, ष्यञ्‌ वा ] 1. सांसा- 
रिक आसक्तियों के प्रति उदासीनता, इच्छा का 
अभाव 2. अप्रसन्नता, नापसन्दगी, अरुचि । 

बेरङ्गिकः [ विरङ्गं विरागं नित्यमहति ठक्‌ ] जिसने 
अपनी सब इच्छाओं एवं वासनाओं का दमन कर दिया 
हैं, संन्यासी, वैरागी । 


र 


वैरल्यम्‌ [ विरल-]-ष्यञ् ] 1. न्यूनता, विरलता 2. ढीला- 
पन 3. मुदुता । 
बेरागम्‌ दे० 'वेराग्यम्‌’ । 
वेरागिकः, वंरागिन्‌ (पुं०) [ विराग--ठक्‌, विराग-- अण्‌ 
ज-इनि ] वह्‌ संन्यासी जिसने अपनी सब इच्छाओं 
और वासनाओं का दमन कर लिया है । 
बेराग्यम्‌ [ विरागस्य भावः ष्यञ्‌ | 1. सांसारिक वास- 
' नाओं व इच्छाओं का अभाव, सांसारिक बंधनो से 
उदासीनता, विरक्ति भग० ६1३५, १३।८ 2. असं- 
तृप्ति, अप्रसन्नता, असंतोष --कामं प्रकृतिवै राग्यं सद्य: 
शमयितु क्षमः रघु० १७।५५ 3. अरुचि, नापसन्दगी 
4. रंज, शोक, अफसोस । 
बेराज (वि०) (स्त्री०--जी) [ विराज्‌+-अण्‌ ] ब्रह्मा- 
संबंधी--उत्तर० २। 
वैराट (वि०) (स्त्री) - टी) [ विराट-- अण्‌ ] विराट 
संबंघी,-टः एक प्रकार का मिट्टी का कीड़ा, इन्द्रगोप । 
बरिन्‌ (वि०) | वेर--इनि ] विरोधी, शत्रुतापूर्ण (पु०) 
शत्रु,-शौर्य वेरिणि वञ्जमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम्‌ 
- भरतु २।३९, भग० ३।२७, रघु० १२।१०४। 
वेरूप्यम्‌ [ विरूप--ष्यञ ] 1. विरूपता, कुरूपता -- रघु० 
१२।४० रूपों की विभिन्नता या वैविध्य । 
वेरोचनः, वरोचनिः, वंरोचिः [ विरोचनस्यापत्यम्‌ अण्‌, 
इञा वा, विरोच+-घञा | विरोचन के पुत्र बलि 
राक्षस के विशेषण । 
बलक्षण्यम्‌ | विलक्षणस्य भाव:--प्यञा_ ] 1. आश्‍चर्य 
2. वपरीत्य, विरोध 3. अन्तर, भेद । 
बेलक्ष्पस्‌ [ विलक्ष |-ष्यका, | 1. उलझन, गड़बड़ी 
2. अस्वाभाविकता, कृत्रिमता वैलक्ष्यस्मितम्‌ 'कृत्रिम 
या बलपूवंक की गई मुस्कान 3. लज्जा 4. वेपरीत्य, 
व्युत्कम । 
वेलोम्यम्‌ [ विलोम -[ ष्यका. ] विरोध, व्युत्कम, वेपरीत्य । 
वेल्व (वि०) दे० 'बेल्व' । 
वेवधिकः [विवघ--ठक्‌] 1. फेरी वाला, आवाज लगा कर 
बेचने वाला 2. (बहंगो में रख कर) भार ढोने वाला । 
वंवण्यंम्‌ [ विवर्णस्य भावः--ष्यञा | 1. रंग या चेहरे की 
आभा का परिवर्तन, फीकापन, निष्प्रभता 2. विभि- 
न्नता, विविधता 3. जाति से विचलना । 
वेवस्वतः | विवस्वतोश्पत्यम्‌ अण्‌---1. सातवाँ मनु०, जो 
वर्तमान यूग का अधिष्ठाता है, मन्‌ के नीचे दे० 
वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌ . रघु० 
११११, उत्तर० ६1१८ 2. यम रघु० १५४५ 
3. शनिग्रह,-_ तम्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र सातवें मनु, द्वारा 
अधिष्ठित वर्तमान युग या मन्वन्तर । 
बेवस्वती [ वेवस्वत--डीप्‌ ] 1. दक्षिण दिशा 2. यमुना 
नदी । 


१ ९८२ ) 


वैवाहिक (वि०) (स्त्री०--की) [विवाह ठडा ] 
विवाहसंबंधी, विवाहविषयक, विवाह के कारण होने 
वाला - कु० ७२,--कः,--कम्‌ विवाह, शादी,-- कः 
पुत्र वघू का श्वसुर, या दामाद का श्वसुर । 

बैशच्चम्‌ [विशद¬-ध्यञ्ञ्‌] 1. स्वच्छता, निमलता (आलं० ) 
2. स्पष्टता :3. सफेदी 4. शान्ति, ( मन की ) 
स्वस्थता । 

बेशसम्‌ [विशस--अण्‌] 1. विनाश, हत्या, वघ- कु० 
४1३१, उत्तर? ४२४, ६४० 2. दुःख, सन्ताप, 
पीडा, कष्ट, कठिनाई--उपरोधवेशसम्‌--मुद्रा ० २, 
मा० ९।३५। 

वेशस्त्रम्‌ [ विशस्त्र{-अण्‌ | 1. असुरक्षा 2. राजकीय 
शासन । 

वेज्ञाखः [विशाख--अण्‌] 1. चान्द्रवर्ष का दूसरा महीना 
( अप्रैल-मई ) 2. रई का डण्डा - द्रुततरकरदक्षा: 
क्षिप्तवैशाखसेले' '' कलशिमुदधिगुर्वीं वल्लवा लोडयन्ति 
--शि० ११।८,- खम्‌ बाण चलाते समय की एक 
मुद्रा, दे० 'विशाख'--खो वेशाख मास की पूंणमा । 

वेशिक (वि०) [वेशेन जीवति-वेश+-ठक्‌] वेश्याओं 
द्वारा अम्यस्त--वैशिकॉ कलाम्‌--मुच्छ० १।३, 
वेश्याओं द्वारा अभ्यस्त कलाएँ,--कः जो वेश्याओं 
के साहचये में रहता हैं, श्छुङ्गार-साहित्य में पाया 
जामे वाळा एक नायक, कम्‌ वेश्यावृत्ति, वेश्याओं 
की कलाएं । 

बेशिष्ट्यम्‌ | विशिष्ट ]-ष्यडा,] 1. भेद, अन्तर 2. विशि- 
ष्टता, विशेषता, अनूठापन--वैशिष्ट्यादन्यमर्थ या 
बोधयेत्सार्थसम्भवा -- सा० द० २७ 3. श्रेष्ठता -सा० 
द० ७८ 4. विशिष्टलक्षणसम्पन्नता । 

वेशेषिक (वि०) (स्त्री०--की) [विशेष पदार्थमेदमधि- 
कृत्य कृतो प्रन्व:-विशेषं--ठक| 1. विशेषता युक्त 
2. वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तो से संबंध रखने वाला, 
-- कम्‌ छः हिन्दुदशंनशास्त्रों में से एक दर्शन जिसके 
प्रणेता कणाद थे, गौतम के न्यायदर्शन से. इसकी 
भिन्नता इस बात में हे कि इसमें सोलह के बजाय 
केवल सात तत्त्वो का विवेचन है तथा “विशेष” पर 
विशेष बल दिया गया हें । 

बैशेष्यम्‌ [विशेष -- ष्यड्न. | श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोत्तमता । 

वेश्यः [विश--ष्यव्य_] तृतीय वर्ण का पुरुष, इसका व्यव- 
साय व्यापार और कृषि है--बिशत्याशु पशुम्यरच 
कृष्यादावरुचिः शुचि, वेदाध्ययमसम्पन्नः स॒ वेश्य 
इति संश्चितः प्मू०। सम० कर्मन्‌ (नपुं) 
--वुत्तिः (स्त्री?) वेश्य का व्यवसाय या पेशा, 
ब्यापार, खेती आदि । 

वैश्रवणः [विश्रवणस्यापत्यम्‌--अण्‌] 1. घन का स्वामी 
कुबेर,-विभाति यस्यां ललितालकायां मनोहरा वैश्रव- 


णस्य लक्ष्मीः--भामि० २।१० 2. रावण का नाम ! 
सम०---आलूयः,--आवास: 1. कुबेर का आवासस्थल 
2. बड का वृक्ष,-उदयः बड़ का पेड । | 

बैदवदेव (वि०) (स्त्री०-वी) [विश्वदेव--अण्‌] विश्वे- 
देवों से सम्बन्ध रखने वाळा, वम्‌ 1. विइवेदेवों को, 
प्रस्तुत किया गया उपहार 2. सभी देवताओं को भेंट 
( भोजन करने से पूर्व विश्वदेव यज्ञ में आहुति 
देकर ) ¦ 

वैश्वानरः [विश्वानर--अण्‌ | 1. अग्नि का विशेषण,-त्वत्तः 
खाण्डवरञ्जताण्डवनटो दूरेऽस्तु वेश्वानर:---भामि० 
१।५७ 2. जठराग्नि,--अहं वेश्वावरो भूत्वा प्राणिनां 
देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतु- 
बिधम्‌ (वेदान्त) 3. परमात्मा । 

वेश्वासिक (वि०) (स्प्री०-की) [विश्वास--ठक्‌] विश्व- 
सनीय, गोपनीय । 

वेषस्यम्‌ [विषम-] ष्यडा.] 1. असमत] 2. खुरदरापना, 
कठोरता 3. असमानता 4. अन्याय 5. कठिनाई, विपत्ति, 
संकट 6. एकाकीपन ! 

वेषयिक (वि०) (स्त्री०-की) [विषय--ठक्‌] 1. किसी 
पदार्थ-सम्बन्धी 2. विषयों से सम्बन्ध रखने वाला, 
वासनात्मक, शारीरिक,--कः कामी, लम्पट । 

बष्टुतम्‌ [विष्टुत्या निवृत्तम्‌ विष्ट्ति+-अण्‌] भस्मीकृत 
आहुतियों की राख । 

बेष्दूः [विश-+ष्ट्न्‌, वृद्धि] 1. अन्तरिक्ष, आकाश 2. हवा, 
वायु 3. लोक, विश्व का एक प्रभाग। 

वैष्णव (वि०) (स्त्री०-बी) [विष्णु+-अण्‌] 1. विष्णु 
सम्बन्धी, रु ११।८५ 2. विष्णु की पूजा करने 
वाला,--बः तीन महत्त्वपूर्ण आधुनिक हिन्दूनसंप्रदायों 
में से एक, दूसरे दो हैं शेव और शाक्त, बम्‌ भस्मी- 


ककत hl | की राख । सम० पुराणम्‌ अठारह 
पुराणों में से एक पुराण । 

वंसारिणः [विशेषेण सरति विसारी मत्स्यः स एवं-विसा 
रिन्‌+-अण्‌] मछली ! 


बेहायस (वि०) (स्त्री०-सी) [विहायस्‌--अण्‌] हवा 
में विद्यमान, हवाई । 

वहाय (वि०) [विशेषेण छ्वियते-वि-ह+प्यत्‌+-अण्‌| 
जिससे हंसी दिल्लगी की जाय, जिसे उपहासं का 
विषय बनाया जाय (जैसे पत्नी का भाई, या ससुराल 
का कोई रिस्तेदार) । 

वेहासिकः [विहासं करोति-विहासञ-ठक्‌] हंसोकडा, 
विदूषक । 

बोड: [वा +-उड्‌] 1. एक प्रकार का साँप 2. एक तरह की 
मछली । 

बोडी [वोड-छीष] पण का चोथा भाग । 

बोदू (पुं०) [वह -तृच्‌] 1. ढोने वाला, कुली 2. नेता 


( ९८३ ) 


3. पति 4. साँड़ 5. रथवान्‌ 6. खींचने वाला घोड़ा । 

बोंडं: (पुं०) डंठल. वृन्त । 

वोद (वि०) [अवसिक्तमुदक यत्र-प्रा० ब०, उदकस्य उदा- 
देशः, भागुरिमते अकार लोप:--] तर, गीला, आद्र । 

बोदालः [वोदः आद्र: सन्‌ अलति -वोद-अल्‌ +अच्‌] 
जमंन-मछली । 

बोर (ल) कः [अवनतं लेखन काले उरो यस्य-प्रा० ब०, 
कप्‌, अवस्य अकारलोपः, पृषो ० सलोपः, पक्षे रलयोर- 
भेदः] लिपिकार, लेखक । 

बोरटः [वो इति रटन्ति भृङ्गा यत्र-वो --रट्‌ -क] कुंद का 
एक भेद । 

वोलः [वुल--अच्‌ | गुग्गुल, रसगंघ । 

बोल्लाहः (पुं ) एक प्रकार का घोड़ा । 

बोद्ध (वि०) दे० बौद्ध' । 

बोषट्‌ (अव्य०) [उह्यतेऽनेन हविः--वह्‌ +-डौषट्‌) पितरों 
या देवों को आहुति देते समय प्रयुक्त किया जाने 
वाला उद्गार या सांकेतिक शब्द । 

व्यंशकः [विशिष्टः अंशो यस्य-प्रा० ब०, कप्‌] पहाड़ । 

व्यंशुकः (वि०) [विगतम्‌ अंशुकं यस्य-प्रा० ब०] वस्त्र- 
हीन, विवस्त्र, नंगा-कि० ९२४ । 

व्यंसकः [वि--अंस्‌-.ण्वुल्‌] धूर्त, ठग, जैसा कि 'मयूर 
व्यंसक' 'बंचन मोर'- शठमयूर' । 

व्यंसनम्‌ [वि+-अंस्‌--ल्युट्‌] ठगना, धोखा देना । 

व्यक्त (भू० क० कृ०) [वि--अञ्ज+-क्त] 1. प्रकटीकृत, 
प्रदर्शित 2. विकसित, रचित--कु० २।११ 3. स्पष्ट, 
प्रकट, साफ, सरल, भिन्न, विशद रूप से विद्यमान 
4. विशिष्ट, विदित, विख्यात 5. अकेला मनुष्य 
6. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, क्तम्‌ (अव्य०) स्पष्ट. स्पष्ट 
रूप से, साफ़तौर पर, निश्चित रूप से। सम० 
--गणितम्‌ अंकगणित, -- दुष्डार्थः वह साथी जिसने 
घटना अपनी आँखों से देखी है, गवाह,--राशिः ज्ञात 
अंक, -- रूपः विष्णु का विशेषण,-विक्रम (वि०) शक्ति 
प्रदर्शित करने वाला 

व्यक्ति: (स्त्री०) [वि-अञ्ज्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रकटीकरण, 
दृश्यमानता, विशद प्रत्यक्षज्ञान,--राज्ञः समक्षमेवाधरो- 
त्तरव्यक्तिभेविष्यति-मालवि० 1. स्नेहव्यक्ति:--मेघ ० 
१२2. मान सूरत, स्पष्टता, विशदता -श० ७८ 
3. भेद, विवेचन,-तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्व्यक्ति- 
हेतव:--- रघु० १।१० 4. वास्तविक रूप या प्रकृति, 
सच्चरित्र,-न हि ते भगवान्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः 
-भग० १०११४ 5. वैयक्तिकता (विप० जाति) भग० 
८।१८ 6. अकेला मनुष्य, पुरुष 7. (व्या० में) लिंग 
3. विभक्ति में प्रयुक्त प्रत्यय । 

ब्यप्र { बि ) | विरुद्धम्‌ अगति -वि+अग्‌--रक ] 
३. व्याकुल, विस्मित, उचाट 2. आतङ्कित, भयभीत 


3. किसी कार्य में साभिप्राय व्यस्त (अघि० या करण० 
के साथ अथवा समास में )--रघु० १७२७, महावी० 
११३, ४।२८, कु० ७२, उत्तर० १।२३, भामि० 
११२३, शि० २।७९। 
व्यद्ध (वि०) [विगतं वा अङ्गं यस्य ` प्रा» ब०] 1. देह- 
हीन 2. अङ्गहीन, विरूप, विकलाङ्ग, अपाहज, 
छुञ्जा,--भः 1. छुञ्जा 2. मेंढक 3. गाल पर पड़े 
काले घब्बे । 
व्यष्षगुलम्‌ (नपुं०) लम्बाई का अत्यन्त छोटा माप, अंगुल 
का ६० वां अंश । 
व्यङ्गघ (वि०) [विञ-अञ्ज्‌ +प्यत्‌] 1. व्यञ्जना शक्ति 
द्वारा ध्वनित, परोक्षसङ्केत द्वारा सूचित 2. ध्वनित 
(अर्थ), - ग्यम्‌ उपलक्षित अर्थ, व्यङ्गयोक्ति, परोक्ष 
सङ्केत (विप० वाच्य 'मुख्याथ! और लक्ष्य 'गौण या 
a अहे अर्थ) -इदमृत्तममतिशयिनि व्यङ्गये वाच्याद्‌ 
बुध: कथितः-- काव्य» १ । 
व्यच्‌ (तुदा० पर० विचति, कमंवा० विच्यते) ठगना, 
घोखा देता, चाल चलना । 
व्यजः [वि+-अज्‌+-घञ्ञ्‌] पंखा । 
व्यजनम्‌ [वि+-अञ्‌-+-ल्यृट्‌] | पंखा,-- निव्तिब्यजनम्‌--हि ० 
२1१६५, रघु० ८४०, १०।५२ तु० 'बालव्यजन' । 
व्यञ्जक (वि०) (स्त्री जिका) [वि--अञ्जू--ण्वृल्‌] 
1. स्पष्ट करने वाला, सङ्केतक, बतलाने वाला, प्रकट 
करने वाला 2. अर्थ को उपलक्षित या ध्वनित करने 
वाला (शब्द), (विप० वाचक और लाक्षणिक), 
~ कः 1. नाटकीय हावभाव, आन्तरिक भावों को उप- 
युक्त हावभाव द्वारा प्रकट करने वाला बाह्य सङ्केत 
2. सङ्केत, प्रतीक । 
व्यञ्जनम्‌ [वि--अञ्ज्‌ --ल्युट] 1. स्पष्ट करना, सङ्केत 
करना, प्रकट करना 2. चिल्ल, निशान, सेत 
3. स्मारक मा० ९ 4. छद्यवेश, परिघान--शि० 
२।५६, तपस्विव्यञ्जनोपेताः आदि 5. व्यञ्जन 
अक्षर 6. लिङ्गद्योतक चिह्न अर्थात्‌ स्त्री या पुरुष का 
परिचायक अङ्ग 7. अधिकार-चिल्ल, बिल्ला 8. वय- 
स्कता का चिह्न 9. दाढ़ी 10. अङ्ग, सदस्य 11. मिर्च 
मसाला, चटनी, सिझाई हुई वस्तु--नै० १६1१०४ 
12. तीनों शब्दशक्तियों में अन्तिम जिससे अर्थ उप- 
लक्षित या ध्वनित होता है, दे० अञ्जन, ना (8) 
(इस अर्थ में यह “व्यञ्जना' भी लिखा जाता हुँ) । 
सम० उबथ (वि०) वह जिसके पदचात्‌ व्यञ्जन 
अक्षर आता हो, सन्धिः व्यञ्जन वरणो का संयोग 
या संश्लेष । 
व्यञ्जना दे० ऊ० 'व्यञ्जन' (12) । 
व्यञ्जित (भू० क० कृ०} [वि+- अञ्ज्‌--क्त] 1. साफ 
| किया गया, प्रकट किया गया, सुत किया गया 


( ९८४ ) 


2. चिह्नित, भिन्न, चित्रित 3. सुझाव दिया गया, 
घ्वनित । 

व्यडम्बकः व्यडम्बनः [डम्बू--ण्वुल, ल्युट्‌ वा, विशेषेण न 
डम्बकः] अरण्ड का पेड़ । 

व्यत्तिकरः [वि--अति--कृ--अप्‌] 1. मिश्रण, अन्तः 
मिश्रण, इकट्ठा मिला देना -तीर्थ तोयव्यतिकरभवे 
जह नुकन्यासंरय्वो:--रघु« ८।९५, व्यतिकर इव 
भीमस्तामसो वंद्युतश्च--उत्तर० ५१२, मा० ९।५२ 
2. सम्पर्क, मिलाप, सम्मिलन मालवि० १।४, शि० 
४।५३, ७।२८ 3. रगड़ना कु० ५।८५ 5. घटना, 
सम्भूति, वृत्तान्त, वस्तु, मामला - एवंविधे व्यतिकरे 
--'ऐसी. बात होने पर' 6. अवसर 7. मुसीबत, 
संकट 8. पारस्परिक सम्बन्ध, पारस्परिकता 9. विनि- 
मय, अदलाबदली । 

व्यतिकीर्ण ( भू० क० कृ०) [वि+-अति+-कृ+-क्त] 
3. मिला हुआ, मिश्रित 2. संयुक्त । 

व्यतिक्रमः [वि+-अति+-क्रम्‌+घञ््‌] 1. अतिक्रमण, 
विचलन, भटकना 2. उल्लंघन, भंग, अननुष्ठान 
यथा “संविद्‌ व्यतिक्रमः-रघु० १1७९ 3. अवहेलना, 
उपेक्षा, भूल 4. वैपरीत्य, उलट, व्यत्यास 5. पाप, 
दुव्यंसन, जुम 6. आपत्काल, दुर्भाग्य । 

व्यतिक्रान्त (भू० क» कृ०) [वि--अति--क्रम्‌ +-क्त] 
1. पार किया गया, अतिक्रमण किया गया, उल्लंघन 
किया गया, उपेक्षित 2. औंधा, विपर्यस्त 3. कीता 
हुआ, गुजरा हुआ (समय) । 

व्यतिरिक्त (भू क० कृ०) [वि--अति-|-रिच्‌--क्त] 
1. वियुक्त, भिन्न अव्यतिरिकतेयमस्मच्छरीरात्‌ 
“ण्का०, कु० १।३१, ५२२ 2. आगे बढ्ने वाला, 
सर्वोत्कृष्ट होने वाला, आगे निकल जाने वाला 
3. प्रत्याहृत, रोका हुआ 4. अलगाया हुआ । 

व्यतिरेकः [वि--अति-| रिच्‌--घडा] 1. भेद, अन्तर 
2. वियोग 3. निष्कासन, अपवर्जन 4. श्रेष्ठता, आगे 
बढ़ जाना, आगे निकल जाना 5. वैषम्य, असमानता 
6. (तर्क० में) अनन्वय (विप० अन्वय) उदा ० 'यत्र 
वह्निर्नास्ति तत्र धूमो नास्ति’ यह व्यतिरेक व्याप्ति 
का उदाहरण है 7. (अलं० में) एक अर्थालंकार 
जिसमें किन्ही विशेष दशाओं में उपमान की अपेक्षा 
उपमेय को श्रेष्ठतर बताया जाता हे--उपमानाद्यद- 
न्यस्य व्यतिरेकः स एव सः--काव्य० १० ॥ 

व्यतिरेकिन्‌ (वि०) [व्यतिरेक-+-इनि] 1. भिन्न 2. आगे 
बढ़ जाने वाला, आगे निकल जाने वाला 3. बाहर 
निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला 4. अभाव या 
अनस्तित्व दर्शाते वाला जैसा कि "व्यतिरेकि 
लिङ्गम्‌' में । 

व्यतिषक्त (भू? क० कृ०) [वि+-अति+-शञ्ज्‌ +क्त] 


1. आपस में मिला हुआ, पारस्परिक संबंधयुक्त, 
शृंखलाबद्ध या एकत्र जुड़ा हुआ 2. अन्तः मिश्रित 
3. अन्तर्जातीय विवाह करने वाला । 

उ्यतिषंगः [वि+-अति+-सञ्ज्‌+-घञ्‌] 1. पारस्परिक 
संबन्ध, अन्योम्यसम्बन्ध 2. अन्तः मिश्रण 3. संयोग, 
या मिलाप ! 

व्यति (ती) हारः [वि+-अति+-हू+-घञ्ञ्‌, पक्षे उपसर्गस्य 
इकारस्य दीर्घः] 1. अदल-बदल, विनिमय 2. पारस्प- 
रिकता, अन्तः परिवर्तन - रघु० १२1९३ । 

व्यतीत (भू० क० कृ०) [वि4-अति + ३¬-क्त] 1. गुजरा 
हुआ, गया हुआ, बीता हुआ, पार किया हुआ--रघु० 
१५1१४ 2. मृत 3. छोड़ा हुआ, परित्यक्त, विसजित 
4. अवज्ञात । 

व्यतीपातः [वि--अति-+पत्‌ -घडा, उपसर्गस्य दीघंः] 
1. समूचा प्रयाण, सम्पूर्णविचलन 2. भारी उत्पात, 
भारी संकट को सूचित करने वाला अपशकुन 
3. अनादर, तिरस्कार । 

व्यत्ययः [विं+अति-+-इ+-अच्‌] 1. पार करना 2. विरोध, 
वेपरीत्य 3. व्यत्यस्त क्रम, व्युत्कान्ति 4. अन्तःपरि- 
वर्तन, रूपान्तरण 5. अवरोध, अड्चन । 

ब्मत्यस्त (भू क० कृ०) [वि+अति+-अस्‌ +क्त] 
1. व्यृत्क्रांत, विपर्यस्त 2. विपरीत, विरोधी 3. असंगत 

व्यत्यस्तं लपति--भामि० २1८४ 4. विरेखित, इस 

प्रकार रक्खी हुई (दो वस्तुएँ) जिसमें एक दूसरी 
को काटती हो --व्यत्यस्त पादः, व्यत्यस्त भुजः 
आदि । 

व्यत्यासः [वि+-अति+-अस्‌ +घज्म_] 1. व्युत्कांत स्थिति 
या क्रम 2. विरोध, वंपरीत्य । 

व्यथ्‌ (म्वा० आ० व्यथते, व्यथित) 1. शोकान्वित होना, 
पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, विक्षुन्ध या अशांत 
होना--विश्वंभराऽपि नाम व्यथते इति जितमपत्य- 
स्नेहेन--उत्तर० ७, न विव्यथे तस्य मनः कि० 
१।२, २४ 2. आन्दोलित होना, दोलायमान होना-कि ० 
५।११ 3. कांपना 4. भयभीत होना 5. सूखना, शुष्क 
होना, प्रेर२* (व्यथयति-ते) पीडा देना, कष्ट देना, 
नाराज करना, दुःखी करना - उत्तर० १।२८, 
प्र -अत्यन्त क्रृद्ध होना--भग० ११२० । 

व्ययक (वि०) (स्त्री० --थिका) [व्यथ्‌ +-णिच्‌ +प्वुल| 
पीडाजनक, दुःखद, कष्टकर -कि० २४ । 

व्यथनम्‌ [व्यथ्‌ --ल्युट्‌] पीडा देना, सताना । 

व्यथा [व्यथ्‌ -]-अङ्‌ -/टाप्‌] 1. पीडा, वेदना, आधि--तां च 
व्यथां प्रसवकालकृतामवाप्य-उत्तर० ४1२३, 
१।१२ 2. भय, आतंक, चिन्ता--स्वन्तमित्यलघशत्स 
तद्व्यथाम्‌--रघु० ११।६२ 3. विक्षोभ, अशान्ति 
4. रोग । 


( ९८५ ) 


व्यथित (भू. क० कृु०) [ व्यथ्‌ू+कक्‍्त ] 1. 
दुःखी, पीडित 2. आतद्धित 3. विक्षुन्ध, अशान्त, 
बेचैन । 

ब्यध्‌ (दिवा० पर० विध्यति, विद्ध) 1. बींधना, चोट 
पहुंचाना, प्रहार करना, छुरा भौंकना, मार डालना 
"अक्षितारासु विव्याध द्विषतः स तनुत्रिण: शि० 
१९1९९, विद्धमात्र:---रघु० ५५१, ९१६०, १४७०, 
भट्टि० ५५२, ९६६, १५1६९ 2. सूराख करना, 
छिद्र करना, आरपार बींधना 3. खोदना, गड्ढा 
करना, अनु--, 1. बींधना, चोट पहुँचाना, घायल 
करना 2. गूंथना, घेरना 3. जड़नां, जटित करना-दे ० 
अनुंविद्ध, अप--, 1. फेंकना, डालना, उछालना 
~महावी० २।२३, रघु० १९।४४ 2. बींधना -- हृदयम- 
शरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षै रपहृतमपविद्ध पीतमुन्मू- 
लितं च - मा० १।२८ 3. त्यागना, परित्यक्त करना, 
आ--, 1. बींघना 2. फेंकना, डालना, दे० आविद्ध, 
परि--, सम्‌--, बींधना, घायल करना ! 

व्यथः [व्यध्‌ +-अच्‌] 1. बींधना, टुकड़े' टुकड़े करना, प्रहार 
करना--शि० ७२४ 2. आघात करना, घायल 
करना, प्रः हार 3. छिद्र करना । 

व्यधिकरणम्‌ [वि--अधि-]-कृ--ल्युटु| भिन्न आधार या 
स्तर पर जीवित रहना (जंसा कि 'व्यधिकरण बहु- 
ब्रीहि' में, अर्थात्‌ वह वहुव्रीहि समास जहाँ पहला 
पद दूसरे पद से नितान्त भिन्न कारक का हो, यदि 
उनका विग्रह करके देखा जाय---उदा० चक्रपाणिः 
चन्द्रमौलिः आदि । 

व्यध्यः | ब्यवृजण्यत्‌ | चाँदमारी के पीछे का टीला, 
निशाना, लक्ष्य । 

व्यध्वः [विरुद्ध: अध्वा ` प्रा० स०] कुमार्ग, बुरी सडक । 

व्यनुनादः [विशिष्टः अनुनादः प्रा० स०] प्रतिध्वनि, ऊंची 
गूँज । 

व्यन्तरः [विशिष्ट: अन्तरो यस्य--प्रा० ब०] 1. पिशाच, 
यक्ष आदि एक प्रकार का अतिप्राकृतिक प्राणी । 

व्यष्‌ (चुरा० उभ० व्यपयति-ते) 1. फेंकना 2. घटाना, 
बरबाद करना, कम करना । 

व्यपकृष्ट (भू० क० कृ०) | विञ-अप्‌+-कृष्‌+-क्त ] एक 
ओर खींचा हुआ, दूर किया हुआ, हटाया हुआ । 

व्यपगत (भू? क० कृ०) [विञ-अप्‌+-गम्‌+-क्त] 1. गया 
हुआ, विसित, अन्तहित --मदो मे व्यपगतः भतुँ० 
२।८, मेघ० ७६ 2. हटाया हुआ 3. गिराया हुआ । 

व्यपगमः [वि +अप + गम्‌ --अप्‌] विसर्जन, अन्तर्धान । 
व्यपत्रप (वि०) | विगता अपत्रपा यस्य--प्रा० ब० ] 
निर्लज्ज, ढीठ 1 

व्यपदिष्ट (भू० क० कृ०) [ विञ+अप-+-दिश्‌ +क्त | 

1. नामाङ्कित 2. बतलाया गया, प्रस्तुत किया गया, 


१२४ 


द्योतित 3. बहाने या छल के रूप में प्रतिपादित किया 
गया । 

व्यपदेशः [वि+-अप¬-दिश्‌--घञा्‌] 1. निरूपण, सन्देश, 
सूचना 2. नामकरण, नाम रखना 3. नाम, अभिधान, 
उपाधि एवं व्यपदेशभाजः-उत्तर० ६।४, परिवार, 
वंश,-अथ कोऽस्य व्यपदेश:--श० ७, व्यपदेशमाविल- 
यितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ - श० ५२० 
5. कीति, यश, प्रसिद्धि 6. चाल, बहाना, दाँव, उपाय 
7. जालसाजी, चालाकी । 

व्यपदेष्ट्‌ (पुं) ! वि-अप-+- दिश्‌ +-तृच्‌ ] छलिया, 
घोखेबाज । 

व्यपरोपणम्‌ [ वि+-अप+- रुह -- णिच्‌--ल्युट्‌, हस्य पः ] 
1. उन्मूलन, उखाड़ना 2. भगाना, हटाना, दूर करना 
3. काट डालना, फाड़ डालना, तोड़ लेना---चुकोप 
तस्मे स भृशं सुरस्त्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव 
--रघु० ३।५६ । 

व्यपाकृतिः (स्त्री) | वि--अप-|-आ--कृ--क्तिन्‌ ] 
1. निष्कासन, दूरीकरण, निकाल देना 2. मुकरना। 

व्यपायः [ वि+अप+-इ+-घञ्ग्‌ ] अन्त, लोप, समाप्ति, 
कु ३।३३, रघु० ३।३७ 1 

व्यपाश्रयः [ विञ-अप+-आ¬-श्रिञअप्‌ ] 1. उत्तराधि- 
कारिता 2. शरण लेना, सहारा लेना, भरोसा करना 
भग० ३।१८ 3. निर्भर होना - धर्मो रामब्यपाश्रयः 
=-राम० | 

व्यपेक्षा [वि +-अप-†-ईक्ष्‌ +अङ- टाप्‌] 1. प्रत्याशा, आशा 
2. लिहाज, विचार - रघु० ८२४ 3. पारस्परिक 
सम्बन्ध, अन्योन्याश्रय 4. पारस्परिक लिहाज 
5. व्यवहार 6. (व्या० में) दो नियमों का पारस्परिक 
प्रयोग । 

व्यपेत (भू? क० कृ०) [ विञ-अप-{-इ-†-कत ] 1. वियुक्त 
अलगाया हुआ 2. गया हुआ, विसजित, (प्रायः समास 
में व्यपेतकल्मषः, व्यपेतभी, व्यपेतहर्ष आदि) । 

व्यपोढ (भू० क० कृ०) [वि+-अप्‌+-वह +क्त ] 
1. निकाला गया, हटाया गया 2. विपरीत, विरोधी 

कि० ४।१२ 3. प्रकटीकृत, प्रदर्शित, बतलाया 

गया । 

व्यपोहः [ वि-अप+-ऊह+-घञ्ञ्‌ ] ` निकालना, दूर 
करना, अलग रखना । 

व्यभि (भी) चारः [ वि--अभि--चर्‌ 4-घडा, ] 1. दूर 
चले जाना, विचलन, सन्मार्ग छोड़ देना, कुमार्ग का 
अनुसरण करना,--मंत्रज्मव्यसनिनं व्यभिचारविव- 
जितम्‌- -हि० ३1१६, भग० १४।२६ 2. अतिक्रमण, 
उल्लंघन मनु० १०२४ 3. अशुद्धि, जुर्म, पाप 
८. विच्छद्यता, अलग होने की सामर्थ्यं 5. अभकित, 
अनास्था, पति-पत्नी में अविश्वास, पतिद्रत या पत्नी- 


( ९८६ ) 


ब्रत का अभाव,-व्यभिचारात्तु भर्तु: स्त्री लोके प्राप्नोति 
गर्ह्यताम्‌ --मनु० ५।१६४, वाङ्मनः कर्मभिः पत्यौ 
व्यभिचारो यथा न मे -रघु० १५।८१, याज्ञ? १७१ 
6. असंगति, अनियमितता, अपवाद 7. (तकं० में) 
आभासी हेतु, हेत्वाभास, साध्य के न होने पर भी 
हेतु की विद्यमानता । 

व्यभिचारिणी [व्यभिचारिन्‌ +ङीप्‌ | असती स्त्री, 
परपुरुषगामिनी स्त्री । 

व्यभिचारिन्‌ (वि०) [ व्यभिचार--इनि ] 1. भटका 
हुआ, भूला हुआ, पथभ्रष्ट, आन्त, नियम भंग करने 
वाला 2. अनियमित, असंगत 3. असत्य, मिथ्या -दे० 
अव्यभिचारिन्‌ 4. श्रद्धाहीन, जो ब्रह्मचारी न हो, 
परस्त्रीगामी, (पुं०--व्यभिचारिभादः संचारिभाव, 
सहकारी भाव (विप० स्थायी भाव) यद्यपि स्थायी 
भावों की भाँति यह सहकारी भाव रस का कोई 
आधारभूत रूप नहीं बनाते, फिर भी यह प्रवहमान 
रस के पोषक हैं, अतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह 
रस की पुष्टि करते है । इनकी संख्या तेतीस या 
चौतीस है, इनकी गणना के लिए दे० काव्य» ४, 
कारिका ३१-३४, सा० द० १६९, या रस० प्रथम 
आनन, तु० विभाव और स्थायिभाव की । 

व्यय्‌ ] (चुरा० उभ० व्यययति--ते) 1. जाना, हिलना- 
जुलना 2. व्यय करना, प्रदान करना, अर्पण करना । 

1 (स्वा० उभ० व्ययति ते) जाना, हिलना-जुलना । 

ग! (चुरा० उभ० व्याययति--ते, व्यापयति--ते भी) 
1. फंकना, डालना 2. हाँकना । 

व्यय (वि०) [वि--इ+-अच्‌ ] परिवर्तनीय, परिणाम- 

शील, विकारवान्‌-तु० अव्यय, - यः 1. (क) हानि, 
लोप, विनाश--आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कच्चिन्म- 
हर्षेस्त्रिविधं तपस्तत्‌--रघु० ५५, १२।३३, (ख) 
लागत लगाना, त्याग-प्राणव्ययेनापि मया विधेयः 
--मा० ४।४, कु० ३।२३ 2. रुकावट, अड़चन-रघुः 
१५।३७, 3. क्षय, हास, पराजय, अध:पतन 4. खर्च, 
मूल्य, परिव्यय, विनियोग, प्रयोग, (विप० आय) 
-“आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः--पंच० 
१।१६३, आयाधिक व्ययं करोति 'अपनी आय से 
अधिक व्यय करता हेँ--रधु० ५।१२, १५।३, मनु० 
९।११ 5. अपव्यय, फिजूलखर्ची । सम०--पर 
(वि०) मुक्तहस्त से खर्च करने वाला,--पराझमुख 
(वि०) कृपण, कंजूस, मक्‍खीचूस,--झील (वि०) 
अतिव्ययी, फिजूलखर्च,--शुद्धिः (स्त्री० ) हिसाब 
चुकाना । 

व्ययनम्‌ [ व्यय्‌ --ल्युट्‌ ] 1. खर्च करना 2. बर्बाद करना, 
विनष्ट करना । 

ब्ययिश्च (भू० क० कु०) [ व्ययू+-क्तु ] 1. व्यय किया 


गया, खर्चे किया गया 2. बर्बाद किया गया, 
क्षयग्रस्त । 

व्यर्थ (वि०) | विगतोर्थ्यो यस्मातू-प्रा० ब० ] 1. अनु- 
पयोगी, निरर्थक, विफल, अलाभकर- व्यर्थ यत्र 
कपीन्द्रसख्यमपि मे--उत्तर० ३।४५ 2. अर्थहीन, 
निरर्थक, बेकारी । 

व्यलीक (वि०) [ विझेषेण अलति-_वि--अल्‌-}-कीकन्‌ ] 
1. मिथ्या, झूठा 2. कुत्सित, अनभिमत, असुखद 3. जो 
मिथ्या न हो--शि० ५।१,-कः 1. स्वेच्छाचारी 
2. गांडू, लोण्डा,-कम्‌ कोई भी अप्रिय या असुखद वस्तु, 
अप्रियता-इत्यं गिरः प्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्राव 
सूततनयस्य तदा व्यलीका:--शि० ५।१ 2. बेचैनी का 
कारण, पीडा, शोक या रंज का कारण-- सुतनु हृद- 
यात्प्रत्यादेशव्यलीकमपेतु ते--श० ७।२४, कि० ३। 
१९, कु० ३1२५, रघु० ४८७ 3. दोष, अपराध, 
अतिक्रमण, अनुचित कार्य,-- सब्यलीकमवधीरितखिन्नं 
प्रस्थित सपदि कोपपदेन--कि० ९।४५, शि० ९।८५, 
रत्न० ३।५ 4. जालसाजी, चाल, धोखा--पंच १। 
१२०, २४२ 5. मिथ्यापन 6. व्युत्क्रम, वंपरीत्य । 

व्यवकलनम्‌ [ वि-अव+-कल्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वियोग 
2. (गणि० में) घटाना, एक राशि में से दूसरी राशि 
कम करना । 

व्यवक्रोशनम्‌ [ वि+अव~+-क्रृश्‌+-ल्युट्‌ ] तू तू में मैं, 
आपस में गाली-गलौज । 

व्यवछिन्न (भू? क० कृ०) [ वि--अव~-छिद्‌+-क्त ] 
1. काट डाला गया, चीरा गया, फाड़ा गया 2. वियक्त, 
विभक्त 3. विशिष्ट किया गया, विशिष्ट 4. अंकित, 
विलक्षण--शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
काव्या १।१० 5. अवरुद्ध, बाधित । 

व्यवच्छेदः [ वि-|-अव-- छिद्‌+-घञा्‌ ] 1. काट डालना, 
फाड़ देना 2. विभाजन, वियोजन 3. चीर-फाड़ करना 
4. विसिष्टीकरण 5. विभेदक, विशिष्ट 6. वैषम्य, 
वैशिष्ट्य 7. निर्धारण 8, बन्दूक दागना, तीर छोड़ना 
9. किसी पुस्तक का अध्याय या अनुभाग । 

व्यवघा [ वि+अव+-घा+-अङ+-टाप्‌ ] 1. व्यवघायक 
2. आड़, पर्दा, व्यंशन 3. छिपाव, दुराव । 

व्यवधानम्‌ [ वि+-अव+-घा+-ल्युट्‌ | 1. हस्तक्षेप, 
अन्तःक्षेप, वियोग 2. अवरोध, दृष्टि से गुप्त रखना 
दृष्टि विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्राचिषि 
संनिधत्ते रघु० ३३।४४ 4. छिपाना, अन्तर्धान 
5. पर्दा, व्यंशन 6. ढकना; आवरण--कु० ३।४४, 
7. अन्तराल, अवकाश 8. (व्या० में) किसी अक्षर या 
मात्रा का बीच में आ पड़ना । 

व्यवधायक (वि०) (स्वी०--यिका) [ वि|-अब-+- घा 
ष्युलू | 1. बीच में आ पड़ने वाला, आवरण, ठकने 


( ९८७ ) 


वाला 2. अवरोध करत वाला, छिपाने वाला 
3. मध्यवर्ती । 

व्यबधिः [ वि--अव---धघा--कि ] आवरण, हस्तक्षेप 
आदि, दे० व्यवधान । 

व्यवसाय: [ वि+-अव-+-सो--घज्म_ ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, 
ऊर्जा, उद्योग, धैय --करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसाय- 
मितस्त॑तः हि० २।१४ 2. संकल्प, प्रस्ताव, निर्धारण 
मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिम्‌-कु० ४४५, 
“मरने के संकल्प का विचार'--भग० २।४१, १०।३६ 
3. कृत्य, कर्म, क्रिया-व्यवसाय: प्रतिपत्तिनिष्ठुरः 
रघु० ८।६५ 4. व्यापार, नौकरी, वाणिज्य 5. आच- 
रण, व्यवहार 6. उपाय, कूटयुक्ति, जुगत 7. शेखी 
बघारना 8. विष्णु । 

व्यवसायिन्‌ (वि०) [ व्यवसाय+-इनि ] 1. ऊर्जस्वी, 
उद्योगी, परिश्रमी 2. दृढ़ संकल्पी, धैर्यं वान्‌ । 

व्यवसित (भू० क० क०) | वि--अव--सो--क्त ] 
1. प्रयास किया गया कोशिश की गई,-श० ६।९ 
2. जिम्मेवारी ली गई, 3. संकल्प किया गया, निर्धारित, 
निश्चित 4. प्रकल्पित, आयोजित 5. प्रयत्नशील, दृढ़ 
निश्चयी 6. घयवान्‌, ऊर्जस्वी 7. ठगा गया, छला 
गया, --तम्‌ निइचयन, निर्धारण । 

व्यवस्था [ वि--अव+-स्था+-अडङ+-टाप्‌ ] 1. समंजन, 
कऋमस्थापन, निपटारा-यथा--वर्णाश्रम व्यवस्था 
2. स्थिरता, निश्चितता, --रघु० ७।५४ 3. दृढता, दृढ़ 
आघार--आजहतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविदश्नि- 
यमव्यवस्थाम्‌ _कु० १।३३ 4. संबद्ध स्थिति 
5. निश्चित नियम, कानून, सविधि आदेश, निर्णय, 
कानूनी सलाह, कानून की लिखित घोषणा (विशेष 
कर संदिग्ध स्थलों पर या जहाँ विरोधी पाठों का 
समंजन करना हो 6. सहमति, संविदा 7. अवस्था, 
दशा । 

व्यवस्थानम्‌, व्यवस्थितिः (स्त्रीश) [वि-अव--स्था 
न-ल्युद्‌, क्तिन्‌ वा] 1. क्रमबन्धन, समाधान, निर्धा- 
रण, फैसला 2. नियम, विधान, निश्‍चय 3. स्थिरता, 
अचलता 4. दृढ़ता, धैर्यं 5. वियोग । 

व्यवस्थापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [वि+-अव-+-स्था 
णिच्‌ +-ण्बुळू, पुक्‌] 1. क्रमस्थापन करने वाला, उप- 
युक्त क्रम में रखने वाला, समंजन करने वाला, स्थिर 
करने वाला, व्यवस्था करने वाला, फैसला करने 
वाला 2. वह जो कानूनी सलाह देता हे 3. प्रबन्धक 
(वर्तमान प्रयोग) । 

व्यवस्थापनम्‌ [वि--अव+-स्था णिच्‌-ल्युट्‌, पुक्‌] 
1. क्रमस्थापन, उपयुक्त समंजन 2. स्थिर करना, 
निर्धारण, निश्चय करना, फैसला करना । 

व्यवस्थापित (भू० क० कृ०) [वि--अव--स्था--णिच्‌ 


क्त, पुक्‌] क्रमबद्ध, निश्चित आदि, °वाचू--कु 
५६८ । 

व्यवस्थित (भू०्कण्कृ०) [वि--अव--स्था--क्त] 1. क्रम 
में रक्खा हुआ, समंजित, क्रमविन्यस्त 2. निश्चित, 
स्थिर--कि व्यवस्थितविषयाः क्षात्रधर्मा:--उत्तर० ५ 
3. फैसला किया गया, निर्धारित, क़ानून हारा घोषित 
4. एक ओर रक्खा हुआ, वियुक्त 5. निकाला हुआ 
(रस आदि) 6. आधारित, अवलम्बित । सम० 
--विभाषा निश्चित इच्छा । 

स्यबस्थिति दे० 'व्यवस्थान' । 

ब्यबहतृं (पुं०) [वि--अव--हू--तृच्‌] 1. किसी व्यवसाय 
का प्रबंघकर्ता 2. नालिश करने वाला, अभियोक्ता, 
वादी या मुहई 3. न्यायाधीश 4. साथी, संगी ! 

व्यवहारः [वि+अव¬-हृञ-घञ्ञ्‌] 1. आचरण, बर्ताव, 
कर्म 2. मामला, व्यवसाय, काम 3. पेशा, घंघा 
4. लेनदेन, काम-काज 5. वाणिज्य, तिजारत, सौदा- 
गरी 6. रुपये पेसे का लेनदेन, सूदखोरी 7. प्रचलन, 
प्रथा, दस्तूर, रिवाज 8. संबन्ध, मेलजोळ--पंच ० 
११७९ 9. न्यायालयी या अदालती कार्यविधि, किसी 
अभियोग या मामले की छान-बीन, न्याय प्रशासन; 
--व्यवहारस्तमाहृयति, अलं लज्जया व्यवहारस्त्वां 
पृच्छति--मुच्छ० ९ 10. कानूनी झगड़ा, अभियोग, 
नालिश, कानूनी मुक़दमा, न कदमेबाज़ी,-- व्यवहारोऽयं 
चारुदत्तमवलम्बते, इति रं व्यवहारस्य प्रथमः 
पादः, केन सह मम व्यवहारः-मृच्छ० ९, रघु० १७। 
३९ 11. कानूनी कार्यविधि का शीर्षक, मुक़दमेवाजी 
का अवसर! सम०--अङ्गम्‌ दीवानी और फौजदारी 
कानूनों का समूह, भभिञ्चस्त (वि०) अभियोजित, 
दोषारोपित,-आसनम्‌ न्यायाधिकरण. न्यायासन-रधु ० 
८1१८, क्षः 1. जो व्यवसाय को समझता हु 
2. वयस्क युवा, बालिग, 3. जो न्यायालयीय कार्ये 
विधि से परिचित हो,-तन्त्रम्‌ आचरणक्रम, मा०४, 
--द्ञेनम्‌ जांच, न्यायिक जांच-पड़ताल, पदम्‌ 
व्यवहार विषय,--पावः 1. कानूनी कार्यवाही की चार 
अवस्थाओं में से कोई सी एक 2. चौथी अवस्था 
अर्थात्‌ निर्णयपाद जिसमें व्यवस्था या फैसला बतलाया 
गया है, मातुका 1. कानूनी प्रक्रिया 2. न्यायप्रशासन 
या न्यायालयों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाला कोई 
भी कम या विषय, (इसके तीसः शीर्षक गिनाय गये 
है), विधिः कानून का नियम, विधिसंहिता, - विषयः 
(इसी प्रकार-पदम्‌--मा्गेः,-स्थानम्‌) कानूनी कार्य- 
विधि का शीर्षक या विषय, ऐसी बात जिसमें कानूनीं 
कार्यवाही करनी चाहिए, वादयोग्य विषय (यह 
विषय अठारह हैं, इनके नामों की जानकारी के लिए 
दे० मनु० ८४-७) । 


( ९८८ ) 


व्यवहारकः [ वि--अवर--ह+ण्बुल | विक्रेता, व्यापारी, 
सौदागर । 

व्यवहारिक (वि०) (स्त्री०-का,-को ) [व्यिवहार+-ठन्‌ | 
1. व्यवसाय सम्बन्धी 2. व्यवसाय में लगा हुआ, 
अभ्यासप्राप्त 3. न्यायालयसंबंधी, कानूनी 4. मुक़दमे- 
बाज 5. प्रचलित, रूढ़ या प्रथानुसार । 

व्यवहारिका | वि-+-अव--ह+प्वुरू--ठाप्‌, 
1. खिवाज, प्रथा 2. झाडू 3. इंगुदी का वृक्ष । 

व्यवहारिन्‌ ( वि० ) [व्यवहार-{-इनि] 1. ब्यवसायी, 
कमंशील, अभ्यासपरायण 2. अभियोग में व्यस्त, 
मुकदमेबाज 3. चिरप्रचलित, प्रथानुसार । 

व्यवहित (भू० क० कृ०) [वि-:-अव-:-धा +-क्त] 1. अलग 
अलग रक्खा हुआ 2. किसी अन्तःक्षिप्त वस्तु के 
कारण वियुक्त किया गया -शि० २।८५ 3. बाधित, 
रोका गया, अवरुद्ध, अडचन से युक्‍त 4. दृष्टि से 
ओझल, छिपाया हुआ, गुप्त 5. जिसका निरन्तर 
सम्बन्ध न हो 6. किया गया, सम्पन्न 7. भूला हुआ, 
छोड़ा हुआ 8. आगे बढ़ा हुआ, आगे निकला हुआ 
9. विपक्षी, विरोधी । 

व्यवह्ृति: (स्त्री०) [वि--अवब--ह॒+ क्तित्‌] 1. अभ्यास, 
प्रक्रिया 2. कर्म, सम्पादन । 

व्यवायः [वि-अव-+-अय्‌+-अच्‌] 1. वियोजन, विश्लेषण 
(अवयवों का) पृथक्करण 2. विघटन 3. आवरण, 
छिपाव 4. हस्तक्षेप, अन्तराल - अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवा- 
येऽपि 5. अड्चन, रुकावट 6. मैथुन, सम्भोग 7. पवित्रता, 
--यम्‌ दीप्ति, आभा । 

व्यवायिन्‌ (पुं ) [व्यवाय +-इनि] 1. विलासी, स्वेच्छा- 
चारी 2. कामोद्दीपक, वाजीकरण । 

व्यवेत (भू० क० कृ०) [वि-अव+इ¬-क्त] 1. वियो- 
जित, विश्लिष्ट 2. भिन्न । 

व्यष्टि (स्त्रीश) [वि+-अश्‌+-क्तिन्‌] 1. वैयक्तिकता, 
एकाकीपन 2. वितरणशील फॅलाव 3. (वेदान्त में) 
समष्टि को उसके पृथक्‌-पृथक्‌ अवयवों के रूप में 
देखना, एक अंश (विप० समष्टि) । 

व्यसनम्‌ [वि+-अस्‌ञ-ल्यृट्‌} 1. फेंक देना, दूर कर देना, 
वियोजन, विभाजन 3. उल्लंघन, व्यतिक्रमण 4. हानि 
विनाश, पराजय, पतन, दोष, दुर्बेलपक्ष अमात्य- 
व्यसनम्‌--पंच० ३, स्वबलव्यसने--कि० १३।१५ 
5 (क ) विपति, दुर्भाग्य, दुःख, अनिष्ट, संकट, 
अभाग्य-अज्ञातभरतृव्यसना मुहुर्त कृतोपकारेव रतिर्बभूव 

कु० ३।७३, ४।३०, रघु० १२।५७ (ख) आप- 

त्काल, आवश्यकता-स सुहूद्‌ व्यसने यः स्यात्‌--पंच ० 
१।३२७ “आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र रहे वही 
सत्र हे 6. (सूर्य आदि का) अस्त होना - तेजोद- 
यस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌ श० ४१, (यहाँ 


इत्वम्‌] 


'व्यसन' का अर्थ 'पतन्‌' भी हुँ) 7. दुव्येसन, बुरी 
लत, बुरी आदत - भिथ्येव व्यसनं वदति मृगयामीद्ग्‌ 
विनोद: कुत: -श० ४५, रघु० १८1१४, याज्ञ० 
१३०९ (इस प्रकार के दुर्व्यसन दस बताये गये हैं 
मनु० ७।४७-८) समानशीलव्यसनेषु सख्यं--सुभा ० 
8. संलग्नता, जुट जाना, परिश्रमपूर्वक आसक्ति 
विद्यायां व्यसन भतुँ० २।६२-३ 9. बहुत ज्यादा 
आदी होना 10. जुर्म, पाप 11, दण्ड 12. अयोग्यता, 
अक्षमता 15. निष्फल प्रयत्न 14. हवा, वायु । सम० 
अतिभारः भारो अनर्थ या संकट - -रघु० १४६८, 
अन्वित,--आर्त, पीडित (वि०) संकटग्रस्त, दुःख 
में फंसा हुआ । 
व्यसनिन्‌ (वि०) [व्यसन--इनि] 1. किसी दुर्व्यसन में 
ग्रस्त, दुश्चरित्र 2. अभागा, भाग्यहीन 3. किसी कार्य 
में अत्यन्त संलग्न (प्रायः समास में) । 
व्यसु (वि०) [विगताः असवः प्राणाः यस्य--प्रा० ब०] 
निर्जीव, मृतक शि० २०।३। 
व्यस्त (भू? क० ०) [विञ-अस्‌ ]-क्त] 1. डाला हुआ, 
फेंका हुआ, उछाला हुआ--मा० ५1२३ 2. तितर- 
बितर किया हुआ, बिखेरा हुआ उत्तर० ५।१४ 
3. हटाया हुआ, दूर फेंका हुआ 4. वियुक्त, विभक्त 
अलगाया हुआ-- विक्रम० ५ २३ 5. पृथक्‌ रूप से 
विचारित, एक एक करके ग्रहण-कि पुनव्यंस्तै:~उत्त र० 
५, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने--कु० ५।७२ 
6. सरल, समासरहित (शब्द आदि) 7. बहुविध, 
8. हटाया यया, निकाला गया 9. विक्षुब्ध, कष्टमय, 
अव्यवस्थित 10. क्रमरहित, भग्नक्रम, विश्वृंखलित 
11. उलटाया हुआ, उलट-पुलट किया हुआ 12. विप- 
र्यास (अनुपात आदि) । 


व्यस्तारः (पुं ) हाथी के गंडस्थलों से मद का निकलना । 

व्याकरणम्‌ | व्यात्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन-वि--आ 
ताकत ल्युट्‌ | 1. विग्रह, विश्लेषण 2. व्याकरण 
सम्बन्धी शब्द-पृथक्करण-प्रक्रिया, छः वेदांगों में से 
एक, व्याकरण--सिहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्प्राणान्‌ 
प्रियान्‌ पाणिनेः-- पंच० २।३३ । 

व्याकारः | विञ-आ+-कृञ-घञ्ञ ] 1. रूपान्तरण, रूप- 
परिवर्तन 2. विरूपता । 

व्याकीर्णे (भू० क० कृ०) | वि-+-आ-+कृ+क्त ] 
1. बिखेरा हुआ, इधर उधर फेंका हुआ 2. अस्तव्यस्त 
किया हुआ । 

व्याकुल (वि०) [ विशेषेण आकुलः-प्रा० स० ] 1. विक्षुन्ध, 
विस्मित, घबराया हुआ, किकतंव्य विमूढ, शोक- 
व्याकुल, बाष्प? 2. आतंकित, उद्विग्न, भयभीत 

वृष्टिव्याकुलगोकुल गीत० ४ 3. भरापूरा, घिरा 

हुआ 4. संलग्न, व्यस्त आलोके ते निपतति पुरा सा 


( ९८९ ) 


बलिव्याकुला वा मेघ० ८५ 5. दमकने वाला, इधर 
उधर हिलजुल करने वाला--उत्तर० ३।४३ । 

व्याकुलित (वि०) [ वि+-आ--कुल+क्त ] विक्षुब्ध, 
हतवुद्धि, घबराया हुआ, उद्विग्न आदि । 

व्याकूतिः (स्त्री०) [ विशिष्टा आकूतिः-प्रा० स० ] जाल- 
साजी, छद्मवेश, धोखा । 

व्याकृत (भू० क० कृ०) [वि+आ+-कृञ-क्त ] 
1. विरिलष्ट, वियुक्त 2. व्याख्यात, स्पष्ट किया गया 
3. विकृत, व्याकृष्ट, बिगाड़ा हुआ, विरूपित । 

व्याकृतिः (स्त्री) [ विञ-आ¬-कृ+क्तिन्‌ ] 1. विग्रह 
2. विश्लेषण, व्याख्या 3. रूप परिवर्तन, विकास 
4. व्याकरण । 

व्याक्रोश (ष) (वि०) [ वि+आ--कृश्‌ (ष्‌) +-अच्‌ ] 
1. फुलाया हुआ, प्रफुल्लित, पृष्पित, मुकुलित --व्या- 
क्रोशकोकनदतां दधते नलिन्यः-शि० ४।४६ 2. विकसित 
--भतू० ३।१७। 

व्याक्षेपः [ वि}आ+-क्षिप्‌ +घञ्‌ ] 1. इधर उघर 
उछालना 2. अवरोध, रुकावट 3. विलम्ब --अव्या- 
क्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌--रघु० 
१०।६ 4. उलझन । ८ 

व्याख्या [ वि +आ -ख्या+-अडः-+-टाप्‌ू ] 1 
वर्णन 2. स्पप्टीकरण, विवृति, टीका, भाष्य । 

व्याख्यात | वि--अः+-ख्या--क्त ] 1. कथित, वर्णित 
2. स्पष्टीकृत, विवृत, टीकायुक्त । 

व्याख्यात्‌ (पुं_) [ वि--आ-:-ख्य़ा--तृच्‌ | व्याख्याकार 
भाष्यकार । 

व्याख्यानम्‌ [ वि--आ--खस्या +ल्युट्‌ ] 1. संसूचन, वर्णन 
2. भाषण, वक्तृता 3. स्पष्टीकरण, विवृति, अर्थकरण, 
टीका । 

व्याघटूनम्‌ { वि ‡-आ--घट्‌ +-ल्यृट्‌ ] 1. बिलोना, मथना 
2. रगड़ना, घर्षण । 

व्याघातः | विञ- आ-हन्‌ + क्त ] 1. रगड़ना 2. थप्पड़ 
प्रहार 3. विध्न, रुकावट 4. वचन विरोध 5. एक 
अलंकार जिसमें परस्पर विरोधी फल एक ही कारण 
से उत्पन्न दिखाये जाते हैँ, मम्मट इसकी परिभाषा 
निम्नांकित करता है -तद्यथा साधितं केनाप्यपरेण 
तदन्यथा । तथव यड्विबीयत स व्याघात इति स्मृतः ।। 
काब्य» १०, उदा० दे० विद्ध० शर, या विरूपाक्ष 
के नीचे दिया गया उद्धरण । 

व्याघ्रः [ व्याजिच्रति-वि--आ-|-घ्रा--क ] 1. वाघ 
चीता 2. (समास के अन्त में) सर्वोत्तम, प्रमुख, मख्य 
--जेसा कि नरव्याघ्र या पुरुषव्याघ्र में 3. लालरंग 
का एरंड का पौधा,---घ्री मादा चीता--्याप्रीव 
तिष्ठति जरा परितजेयन्ती -भतुँ० ३।१०९। सम» 

“अटः चातक पक्षी,--आस्यः बिलाव, नखः, खम्‌ 


वृत्तान्त, 


1. बाघ का पंजा 2. एक प्रकार का गन्धद्रव्य 
3. खरौंच, नखक्षत,--नायकः गीदड़ । 

व्याजः [ व्यजति यथार्थव्यवहारात्‌ अपगच्छति अनेन--वि 
न॑अज्‌ घडा, | 1. धोखा, चाल, छल, जालसाजी 
2. कला कौशल अव्याज मनोहरं वपुः - श० १।१८, 
स्वाभाविक रूप से प्रिय' 3. बहाना, व्यपदेश, आभास 
~ ध्यानव्याजमृपेत्य -नाग० १।१, रघु० ४।२५, ५८ 
१०।६६, ११।६६ 4. य॒क्ति, चाल, कृट्यक्ति व्या- 
जार्घसन्दशितमेखलानि-रघु० १३।४२। सम०-उक्ति 
(स्त्री) एक अलङ्कार जिसमें किसी कारण के 
स्पष्ट फल का जानबूझ कर कोई दूसरा कारण बताया 
जाता हूँ, जहाँ वास्तविक भावना को कोई दूसरा 
कारण बताकर छिपा लिया जाता है. दे० काव्य० 
१० 'व्याजोक्ति' के नीचे 2. परोक्ष सङ्केत, व्यंग्योक्ति, 
निन्दा छल' या कपट से की गई निन्दा, - सुप्त 
(वि०) झूठमूठ सोया हुआ, - स्तुतिः (स्त्री०) अंग्रेजी 
के 'आइरनी” (1 ) से मिलता जुळता एक 
अलङ्कार जिसमें व्यक्त को गई प्रशंसा से निन्दा 
तथा प्रत्यक्ष निन्दा से स्तुति उपलक्षित होती हे-व्याज- 
स्तुतिर्मुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा--काव्य० १०। 

व्याडः [वि+आ--अड--अच्‌] 1. मांस भक्षौ जानवर, 
जेसे कि चीता, शेर आदि 2. बदमाश, गुण्डा 3. साँप 
4. इन्द्र तु० 'व्याल' । 

व्याडिः (पुं०) एक प्रसिद्ध वयाकरण । 

व्यात्त (भू० क० कृ०) [ वि--आ¬-दा+-क ] विवृत, 
फंलाया गया, फुलाया गया । 

व्यात्युक्षी [वि+-आ +-अति-†-उक्ष्‌ 
जलविहार, जलक्रीडा । 

व्यादानम्‌ [वि+आ-+-दा-| ल्युट] खोलना, उद्घाटन । 

व्यादिज्ञः [विशेषेण आदिशति स्वे स्वे कर्मणि नियोजयति 
--वि+-आ-+-दिश्‌-क] विष्णु का विशेषण । 

व्याधः [ठ्परधू --ण] 1. शिकारी, बहेलिया (जाति से या 


णिच्‌+- अञ्‌ +-डीष्‌] 


पेशे के कारण) 2. दुप्ट मनुष्य, अथम पुरुप । सम० 
--भोतः हरिण । 

व्याधामः, व्याधावः | व्याध--अम्‌ --णिच्‌ --अच्‌ ] इन्द्र 
का वज्र । 


व्याधिः [ वि--आ-|-धार्ल-कि ] 1. बीमारी, रोग, रुजा, 
अस्वस्थता (प्रायः शारीरिक--बिप० आधि अर्थात्‌ 
मानसिक रोग दु:ख, चिन्ता आदि)-रिपुरुन्नतधी रचेतस: 
सततव्याधिरनौतिरस्तु ते शि? १६1११ (यहाँ 
यात्रि' का अर्थ 'आधि से मुक्त' भी है) तु० आधि 
2. कोढ़। सम० (वि०) अस्वास्थ्यकर,-- ग्रस्त 
(वि०) रोगाक्रान्त, बीमार । 
व्याधित (वि०) | व्याधिः सञ्जातोऽस्य इतच्‌ | रोगा- 
क्रान्त, बीमार । 


( ९९० ) 


व्याधूत (भू० क० कृ०) [वि--आ--धू--क्त] | 
हुआ, काँपता हुआ, थरथराता हुआ । 

व्यांत: [व्यानिति सवंशरीरं व्याप्नोति -वि--आ--अन्‌ 
ज-अच्‌] शरीरस्थ पाँच प्राणों में से एक जो समस्त 
शरीर म व्याप्त है । 

व्यानतम्‌ [ वि-|-आ--नम्‌ -+क्त ] मैथुन का एक विशेष 
प्रकार, रतिबन्ध । 

व्यापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [विशेषेण आप्नोति -वि 
-आप+प्वल] 1. फेला हुआ, बहुग्राही, प्रसारी, 
विस्तृत रूप से फैलने वाला, सवंतोमुखी --तियंगूध्वं- 
मघस्ताच्च व्यापको महिमा हरेः-कु० ६1७१ 
2. नितान्त सहवर्ती,-कः नितान्त सहवर्ती या अन्तहित 
विशेषण, कम्‌ नितान्त सहवर्ती या अन्तर्हित गुण । 

ब्यपत्तिः (स्त्री०) [विञ-आ~-पद्‌+-क्तिन्‌] 1. बर्बादी, 
संकट, दुर्भाग्य-मनु० ६।२० 2. स्थानापन्नता 3. मृत्यु 
= रघु० १२।५६। 

व्यापद्‌ (स्त्री) | वि+आ¬-पद्‌+-क्विप्‌ ] 1. सङ्कुट, 
दुर्भाग्य, भर्तृ ३1१०५ 2. रोग 3. विश्युङ्खलता, 
चित्तविक्षेप 4. मृत्यु, निधन । 

व्यापनम्‌ [ वि--आपू-- ल्युट्‌ ] फेलना, पैठना, सर्वत्र फैल 
जाना । 

व्यापन्न (भू० क० कु०)[वि+-आ+-पद्‌+-क्त] 1. दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बर्बाद 2. विफल, उलट गया (गभंस्राव हो 
गया) 3. चोट लगा हुआ, घायल 4. मृत, उपरत, 
मरा हुआ - जेसा कि “अव्यापन्न' में 5. विक्षिप्त, 
विकृत 6. स्थानापन्न, परिवर्तित । 

व्यापादः, व्यापादनम्‌ [ बि+-आ¬-पद्‌+-णिच्‌+घञ्ञ, 
ल्युट्‌ वा | 1. हत्या, वघ 2. बर्बादी, विनाश 3. दुर्भा- 
वना, द्वेष । 

व्यापादित (भू० क० कृ०) [विञ-आ¬-पद्‌+- णिच्‌-क्त] 
1. वघ किया हुआ, क्रतल किया हुआ, विनष्ट किया 
हुआ 2. बर्बाद, घायल, चोटिल । 

व्यापारः [वि+-आ+-पृ+-घञ्ञ्‌] 1. नियोजन, संलग्नता, 
व्यवसाय, घन्धा--ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा 
शकुन्तला श० १, कु० २।५४ 2. प्रयोग, काम 
--मु० २४ 3. पेशा, वाणिज्य, व्यवसाय, कार्य 
“यथा 'शस्त्रव्यापार' में 4. कमे, किया, निष्पादन 
5. कार्येपद्धति, प्रक्रिया, कृत्य, प्रभाव-(ब्रतं) व्यापार 
रोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ --श० १।२७, तस्यानुमेने 
भगवान्‌ विमन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌ कु० 
७1९३, विक्रम० ३।१७ 6. ऊपर रक्खा जाने वाला, 
--मालवि० ४, १४ 7. उद्योग, प्रयत्न --आर्याप्य- 
सन्धती तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति -कु० ६।३२, “उस 
दिशा में काय करने के लिए प्रसन्न होंगी” (व्यापारं 
कु 1. भाग लेना 2. प्रभाव डालना 3. हाथ डालना 


“जैसा कि 'अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति 
पच० १।२१) 1 

व्यापारित (भू० क० कृ०) [व+ आ-+-पृ+-णिच्‌¬-क्त] 
1. काम पर लगाया हुआ, स्थापित, नियोजित, नियुक्त 
¬ रधु० २३८ 2. रक्खा हुआ, निश्चित, जमाया 
हुआ - वेणी० ३।१९। 

व्यापारिन्‌ (पुं०) [व्यापार-इनि] 1. विक्रेता, व्यापार 
करने वाला 2. व्यवसायी । 

ब्यापिन्‌ (वि०) [| वि--आप्‌--णिनि ] 1. ब्याप्त होने 
वाला, अपूर्ण करने वाला, अधिकार करने वाला 
(समास के अन्त में) 2. सवंव्यापक, सहविस्तृत, 
नितान्त सहवर्ती 3. आवरक (पुं०) विष्णु का 
विशेषण । 

व्यापृत (भू० क० कु०) [ वि+-आपृ-क्त | 1. काम में 
लगा हुआ, व्यस्त, नियोजित (अघि० के साथ) 
2. स्थापित, स्थिर किया हुआ-(पुं०) कमंचारी, 
मन्त्री । 

व्यापृतिः (स्त्री) [व्यापृ+-क्तिन्‌] 1. काम में लगाना 
व्यस्त करना, व्यवसाय - स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसतया 
~ भामि० १।५७ 2. प्रकाय, कर्म 3. चेष्टा 4. पेशा, 
व्यवसाय दे० “व्यापार । 

व्याप्त (भू० क० कृ०) [वि+-आप्‌-+-क्त] 1. चारों ओर 
फैला हुआ, पेठा हुआ, व्यापक, विस्तार किया हुआ, 
आच्छादित, ढका हुआ 2 व्यापक, सवंत्र फला हुआ 
3. भरा हुआ, पूणं 4. चारों ओर से a lb 
घिरा हुआ 5. स्थापित, जमाया हुआ 6. प्राप्त 
हुआ, अधिकृत 7. समझा हुआ, सम्मिलित 8. नितांत 
ससक्त (तकं० में) 9. प्रसिद्ध, विख्यात 10. फुलाया 
हुआ, बिछाया हुआ । 


व्याप्तिः (स्त्री) [वि+-आप्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रसार, फैलाव 
2. (तक० में) विश्वतः फॅलाव, नितांत सहवतिता, 
किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से 
मिला होना-यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य 
नियमो व्याप्तिः--तक० 3. सार्वजनिक नियम, 
विश्वव्यापकता 4. पूर्णता 5. प्राप्ति। सम० ग्रहः 
सार्वजनिक सहवतिता का बोध, चानम्‌ सार्वजनिक 
सहवतिता की जानकारी । 

व्याप्य (वि०) [वि+-आप्‌+-ण्यत्‌] व्यापकता के योग्य 
भरे जाने के योग्य, प्यम्‌ (तक में) अनुमान 
प्रक्रिया का चिह्न (= हेतु, साधन) । 

व्याप्यत्वम्‌ [व्याप्य+-त्व] नित्यता । सम० असिद्धिः 
(स्त्री०) अधूरी अटकळ, अपूर्णं अनुमान । 

व्याभ्युक्षो ==व्यात्युक्षी (देऽ) । 

व्यामः-व्यामनम्‌ [वि+-आ-+-अम्‌ञ-घञ्ञ्‌, ल्युट्‌ वा] एक 


१ 


माप विशेष, जब दोनों हाथ पूर्ण रूप से दोनों ओर 


(९९१ ) 


फंलाये हों तो हाथों की अंगुलियों के कोरों के बीच 
की दूरी । 

ब्यामिश्च (वि०) [वि|-आ-+मिश्र-+-अच्‌] मिला हुआ 
मिश्रित, गड्ड-मड्ड किया हुआ । 

ब्यामोहः [वि--आर्+मुह +घज्म] 1. प्रणयोन्माद 
2. व्याकुलता, परेशानी, बेचेती कंसस्यालमभूज्जितं 
जितमिति व्यामोहकोलाहलः गीत १०, काव्या ० 
३।१०१ । 

व्यायत (भू. क० कृ०) [वि-{आ¬)-यम्‌--क्त] 
1. लम्बा, विस्तृत --युवा युगव्यायतबाहुरंसलः--रघु ० 
३।३४ 2. फुलाया हुआ, खुळा हुआ 3. जिसने व्यायाम 
किया है, अनुशिष्ट 4. व्यस्त, काम में लगा हुआ, 
अविकृत 5. कठोर, दृढ़ 6. मजबूत, गहन, अत्यधिक 
7. ताकतवर, शक्तिशाली 8. गहरा कु० ५५४१ 

व्यायतत्वम्‌ [व्यायत¬-त्व] पुटूठों का विकास श० 
२।४। 

ब्यायाम; [वि-+आ--यम्‌--घज्म] 1. बिस्तार करना, 
फलाना 2. कसरत, शारीरिक व्यायाभों का अभ्यास 
जशि० २।९४ 3. थकान, श्रम 4. प्रयत्न, चेष्टा 
5. वाग्युद्ध, संघर्ष 6. दूरी की माप विशेष (=व्याम 
दे०) । 

व्यायामिक (वि०) (स्त्री, -की) [व्यायाम +-ठक्‌] 
मल्लविद्या-विषयक, शारीरिक कसरत संबंघी । 

व्यायोगः [वि +-आ¬-युज्‌ +-घव्म] न(ट्यसाहित्य में एक 
प्रकारं का एकांकी नाटक, सा० द० ५१४ पर इसकी 
निम्न परिभाषा दी गई है--ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः 
स्वल्पस्त्रीजनसंयुत: । हीनो गर्भविमर्षाम्यां नरेबंहु- 
भिराश्रित: । एकांकरच भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदय: । 
कैशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायक: । राजषिरथ 
दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्व सः । हास्यश्वुङगारशान्तेम्य 
इतरे $त्राडगिनो रसाः ॥ 

व्याल (वि०) [वि+-आ--अल्‌+-अच्‌] 1. दुष्ट, दुर्व्यसनी 
-व्यालद्विपा यन्तुभिरुन्मदिष्णव:--शि० १२।२८, यंता 
गजं व्यालमिवापराद्ध:--कि० १७।२५ 2. बुरा, 
पापिष्ठ 3. क्रूर, भीषण, बर्बर - कि. १३।४, रूः 
1. खूनी हाथी - व्यालं बालमृणालतन्दुभिरसौ रोद्घुं 
समुज्जुम्भते-- भर्तु० २।६ 2. शिकार का जानवर 
3. साँप-हि० ३।२९ 4. बाघ,-- मा० ३।५ 5. चीता 
6. राजा 7. ठग, बदमाश 8. विष्णु । सम० - खद्धूः, 
नखः एक प्रकार की बूटी,-- ग्राहः, - ग्राहिन्‌ 
(पुं) सपेरा,-मृगः 1. जंगली जानवर 2. शिकारी 
चीता, रूपः शिव का विशेषण ! 

व्यालकः [व्याल ] कन्‌] दुष्ट या ॥ 4 हाथी । 

ब्यालम्बः [विशेषेण आलम्बते वि--आ--लम्ब्‌--अच्‌] 
एक प्रकार का एरड का पौधा । 


व्यालोल (वि०) [वि--आ+-लोड्‌+-अचू, डस्यलः] 
1. कांपने वाला, थरथराने वाला 2. अव्यवस्थित, अस्त- 
व्यस्त व्यालोलः केशपाशः गीत० ११। 

व्यावकलनम्‌ [वि--आ--अव}-कल्‌ +ल्युट्‌ | घटाना । 

व्यावक्रोशी, व्यावभाषी [वि--आ--अव--कुश्‌ (भाष्‌) 
+णिच्‌+-अज्य +डीपू]) परस्पर दुर्वचन कहना, 
आपस की गालीगलौज । 

व्यावः [वि+आ--वृत्‌+घञ्ञ्‌] 1. घेरना, रूपेटना 
2. कान्ति, भ्रमण, चक्कर खाना 3. फटी हुई अर्थात्‌ 
आगे को निकली हुई नाभि । 

व्यावर्तक (वि०) (स्त्री--तिका) [वि--आ-|-वृत्‌ 
+णिच्‌--ण्वुळू] 1. लपेटने वाला, घेरा डालने वाला 
2. निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला, वियुक्त 
करने वाला 3. मुड़ने वाला 4. मोड़ खाने वाला । 

व्यावर्तनम्‌ [वि|-आ--वृत्‌+-ल्युट्‌] 1. घेरना, लपेटना 
2. घूमना, मुड्ना चक्करखाना कि० ५।३० 
3. रस्सी आदि का गोल लपेट, पट्टी । 

व्यावल्गित (भू० क० कृ०) [वि+-आ-¬-वल्ग्‌+-क्त] 
पसीजा हुआ, द्रवित, विक्षुन्ष । 

व्यावहारिक (वि०) ट(स्त्री०-की) [व्यवहार-ठक्‌] 
1. व्यवसाय संबंधी, प्रयोगात्मक 2. कानूनी, वैध 3. 
प्रथागत, प्रचलित 4. भ्रमात्मक-तु० प्रातिभासिक,-कः 
परामशंदाता, मंत्री । 

व्यावहारो [वि+-आ¬-अव-~+-हू+-णिच्‌+-अञ्ञ्‌ --डीपू] 
पारस्परिक बंधन, लेन देन । 

व्यावहासी | वि आ1-अव-+ हस्‌ +णिच्‌+ अञ्ज्‌ +- 
डीप्‌ ] पारस्परिक अवज्ञा, एक दूसरे की हंसी 
उड़ाना । 

व्यावृत्तिः (स्त्री) [ विञ-आ-~+ वृत्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. आव- 
रण, परदा डालना 2. निकाल देना, निष्कासन । 

व्यावृत्त (भू. क० कृ०) [ वि--आ--वृत्‌--क्त 
1. हटाया हुआ, वापिस लिया हुआ--व्यावृत्ता यत्पर- 
स्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता--रघु० १।२१, 
विक्रम० १।९ 2. वियुक्त किया गया, अलग हटाया 
हुआ 3. निकाला हुआ, एक ओर रक्खा हुआ 4. 
चक्कर खाया हुआ, मुड़ा हुआ 5. लपेटा हुआ, घिरा 
हुआ 6. रुका हुआ, उपरत--कु० २।६५ 7. फाइ़कर 
टुकड़े टुकड़े किया हुआ । 

व्यासः [ वि-अस्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. वितरण, विभाजन 2. 
समास का विग्रह या विश्लेषण 3. अलगाव, पृथक्ता 
4. प्रसार, फैलाव 5. अर्ज्‌, चौड़ाई 6. वृत्त का व्यास 
7. उच्चारणदोष 8. व्यवस्था, संकलन 9. व्यवस्थापक, 
संकलयिता 10. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह परा- 
शर का पुत्र था, सत्यवती इसकी माता थी) (सत्य- 
वती का शन्तनु के साथ विवाह होने से पूर्व इसका 


( ९९२ ) 


जन्म हुआ था) और जन्म होते ही यह बन में चला 
गया । जहाँ यह वानप्रस्थ होकर घोर तपस्साधना में 
लीन रहा जब तक कि इसकी माता सत्यवती ने अपने 
पुत्र विचित्रवीय की विधवा पत्नियों में सन्तान उत्पन्न 
करने के लिए इसे नहीं बुलाया । इस प्रकार यह 
पाण्डु, धृतराष्ट्र और विदुर का पिता था । पहले 
पहले यह रंग का काला होने तथा एक द्वीप पर 
सत्यवती से जन्म लेने के कारण 'कृष्णद्वैपायन' कहलाया, 
परन्तु बाद में इसका नाम व्यास पड़ा क्‍यों कि इसने 
ही वेदों के मन्त्रों को क्रमबद्ध कर वर्तमान रूप दिया । 
“विद्यास वेदान्यस्मात्स तस्माद्व्यास इतिस्मृतः” । 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी ने महाभारत 
की रचना कर उसे गणपति द्वारा लेखबद्ध करवाया । 
अठारह्‌ पुराणों तथा ब्रह्मसूत्रो का रचयिता भी इसी 
को माना जाता हैं, यह सात चिरजीवियों में से एक 
हैं तु० 'चिरजीविन्‌) 11. बह ब्राह्मण जो सार्वजनिक 
रूप से पुराणों की कथा करता हैं । 

व्यासक्त (भू० क० कृ०) [ विञ-आ--सञ्ज्‌ +क्त ] 
1. जो दृढ़ता पूर्वक डटा रहे 2. जुड़ा हुआ, लगा 
हुआ, तुला हुआ व्यस्त, (अधि० के साथ) 3. नियुक्त, 
पृथक्‌ किया हुआ, अलग किया हुआ 4. परेशान, 
व्याकुल, घबड़ाया हुआ । 

व्यासङ्भः | वि+-आ--सञ्ज्‌-घञ्ञ्‌ ] 1. सटा होना, 
डट रहना, तुला रहना 2. एकनिष्ठता, भक्ति-भामि० 
१।७९ 3. सपरिश्रम अध्ययन 4. ध्यान 5. पृथक्ता, 
संयोग । 

व्यासिद्ध ( भू क० कृ०) 
1. प्रतिपिद्ध, 
माल । 

व्याहत (भू० क० कृ०) [ विञ-आ¬-हन्‌ +-क्त | 1. 
अवरुद्ध, रोका हुआ 2. हटाया हुआ, पीछे ढकेला हुआ 
3. विफल किय। हुआ, निराश शि० ३४० 4. 
व्याकुल, घवड़ाया हुआ, आतंकित । सम० अर्थता 
रचना का एक दोप -दे० काव्य० ७। 

व्याहरणम्‌ [ वि+-आ--ह+ल्युट्‌ | 1. बोलना, उच्चा- 
रण करना 2. भाषण, वर्णन । 

व्याहारः [ विञ-आ‡-हृञ-त्रञ्ञ्‌ ] 1. भाषण, बोलना, 
वचन -उत्तर० ४।१८, ५।२९ 2. आवाज, स्वर, 
ध्वनि -मालवि० ५१ | 

व्याहृत ( भू० क० कृ) [ वि+-आ¬-हृञ-क्त ] कहा 
हुआ, बोला हुआ, उच्चारण किया हुआ । 

व्याहृतिः (स्त्री ` [ वि+-आ--ह +-क्ग्तिन्‌ ] 1. उच्चा- 
रण, भाषण, वचन न हीश्वरव्याहृतय: कदाचित्पु- 
ष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ -- कु० ३।६० 2. वक्तव्य, 
अभिव्यक्ति-भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुति परमेष्ठिनः 


[ वित-आ+सिध्‌ +क्त ] 
वर्जित 2. निषिद्वपण्य, चोरी का 


¬¬रघु० १०।३३ 3. सन्ध्या करते समय प्रतिदिन 
प्रत्येक ब्राह्मणः द्वारा उच्चारित ईश्वर परक शब्द 
विशेष (यह व्याहूतियां तीन हुँ=भूर्‌, भुवस्‌, तथा 
स्वर्‌ जिनका 'ओरम्‌' के पश्चात्‌ उच्चारण किया 
जाता हैं, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार व्याहूतियाँ 
गिनती में सात हैं) । 

व्युच्छित्तिः (स्त्री ०), व्युच्छेइः [बि +-उत्‌ +-छिद्‌ +- क्तिन्‌, 
घञा वा | काट डालना, उन्मूलन, पुर्ण विनाश । 

व्युत्कमः [ वि+-उत्‌+क्रम्‌त-घञ्ञ्‌ ] 1, अतिक्रमण, 
विचलन 2. उलटा क्रम, वैपरीत्य 3. अव्यवस्था, 
गड़बड़ी । 

व्युत्कान्त (भू० क० कृ०) [वि--उत्‌+कऋ्रम्‌ क्त] 
1. अतिक्रान्त, उल्लंघन किया गया 2. जो बिदा हो 
गया हो, छोड़कर चला गया हो, बीत गया हो । 

व्युत्थानम्‌ व्युत्थितिः (स्त्री) [ वि+- उ¬-स्था +ल्युट्‌, 
क्तिन्‌वा | 1. महान्‌ क्रियाकलाप 2. किसी के विरुद्ध 
खड़े होना, विरोध, रुकावट 3. स्वतन्त्र कर्म, मनोऽन्‌- 
कूल कार्ये 4. (योग० में) घामिक मनोयोग की पूति 
या भावात्मक सनन 5. एक प्रकार का नृत्य 6. (हाथी 
को) उठाना --शि०१८।२६ 

व्युत्पत्ति: (स्त्रीश) [ वि+-उत्‌ + पद्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. मूल, 
उत्पत्ति 2. व्युत्पादन, निर्वचन 3. पूरी प्रवीणता, 
पूरी जानकारी 4. विद्वत्ता, ज्ञान --व्युत्पत्तिरावजित- 
कोविदापि न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌ विक्रम» 
१।१५, १८।१०८ | 

व्युत्प्न (भू० क० कृ०) [वि+-उत्‌-+-पद्‌+-क्त ] 
1. उत्पादित, पैदा किया गया 2. निवंचन द्वारा 
निमित 3. व्याकरण द्वारा निष्पन्न, निरुक्त, (शब्द) 
जिसके निर्वचन का पता लग गया हो (विप० अव्यु 
त्पक्ष या मूल) 4. पूरा किया गया, सम्पन्न किया 
गया महावी० ४।५७ 5. पूरी तरह प्रवीण, विद्वान्‌, 
पण्डित । 

ब्युत्त (भू क० कु०) [ वि+-उन्द्‌ +क्त ] क्लिन्न, आहे, 
भिगोया हुआ । 

व्युदस्त (भू० क० कू) [ वि+-उद्‌+-अस्‌- क्त | एक 
ओर फेंका हुआ, अस्वीकृत, दूर किया हुआ । 

व्युदासः [ विञ-उद्‌+अस्‌+- घडा, ] 1. एक ओर फेंकना, 
अस्वीकृति 2. (व्या० में) निकाल देना 3. प्रतिषेध 
4. उपेक्षा, उदासीनता 5. हत्या, विनाश शि० 
१५।३७ 

व्युषदेशः [ वि{-उप--दिश्‌ {-घञ्ञ्‌ ] व्याज, बहाना । 

व्यूपरमः [ वि-|-उप-]- रम्‌ - अप्‌ | विराम, यति, समाप्ति । 

व्युपशमः | वि-|-उप+-शम्‌+-अच्‌ | 1. विराम का 
अभाव 2. अशान्ति 3. पुर्ण विराम (यहाँ 'वि' का 
अर्थ 'तीव्रता' है । 


( ९९३ ) 


व्युष्ट (भू० क० कृ०) [ वि+-उष्‌+-क्त ] 1. जलाया 
गया 2. पौफटी, प्रभात 3. जो उज्ज्वल या स्वच्छ हो 
+. बसा हुआ,--ष्टम्‌ 1. पौ फटना, प्रभात--शि० 
१२।४ 2. दिन 3. फल । 

व्युष्टिः (स्त्री?) [वि¬-वस्‌+-क्तिन्‌ ] 

2. समृद्धि 3. प्रशंसा 4. फल, परिणाम । 

(भ० क० कृ० ) [ वि+-वह्‌ क्त | 1. फुलाया 

हुआ, विकसित, विशाल, व्यापक --व्यूढोरस्को वृष- 

स्कन्धः रधु० १।१३ 2. दृढ़, सटा हुआ 3. क्रमबद्ध, 

व्यवस्थित, (सेना आदि) सुविन्यस्त-भग० १।३ 

4. अव्यवस्थित, क्रमहीन 5. विवांहित। सम० 

--कङ्कट (वि०) कवचित, जिरह वख्तर पहने हुए । 

(वि०) | वि--वे--क्त ] 1. अन्तर्व॑लित, सीया 

गया, गूथा गया । 

व्यूतिः [स्त्री०) [ वि--वे--क्तिन्‌ ] 1. बुनाई, सिलाई 
2. बुनाई की मजदूरी। 

व्यूहः [ वि+-उह्‌--घञ्ञ्‌ ] 1. संनिक विन्यास--मनु० 
७1१८७ 2. सेना, दल, टकडी - -व्यूहावभौ तावितरे- 
तरस्मात्‌ भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ - रघु० ७।५४ 
3. बड़ीमात्रा, समवाय, समुच्चय, संग्रह 4. भाग, 
अंश, उपशोषं 5. शरीर 6. संरचन, निर्माण 7. तकेना, 
तर्क । सम० -पाष्णिः (स्त्री) सेना का पिछला 
भाग,--भङ्गः,--भेदः सैनिक व्यूह्‌ को तोड़ देना । 

व्यूहनम्‌ [ वि-+-ऊह +ल्युट्‌ | 1. सेना को व्यवस्थित 
करना, सेना को क्रमबद्ध करना 2. शरीर के अंगों की 
संरचना । 

व्पृद्धिः (स्त्री) [ विगता ऋद्धि:--प्रा० स० ] 1. समृद्धि 


1. प्रभात 


व्यूढ 


~ 


व्यत 


का अभाव, बुरी किस्मत, दुर्भाग्य (विगता ऋद्धि- | 


व्यृद्धिः) जैसा कि यवनानां व्यूद्धिर्दुयंवनम्‌--सिंद्धा० । 

व्ये (भ्वा० उभ० व्ययति -ते, ऊत, प्रेर० व्यायति - ते. 
इच्छा० विव्यासति) 1. ढकना 2. सीना । 

व्योकारः [ व्यो+-कृ+-अण्‌ ] लुहार । 

व्योमन्‌ (नपुं०) [ व्ये 7- मनिन्‌, पृषो ० ] आकाश, अन्तरिक्ष 
अस्त्वेवं जडवामता तु भवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फूर्जसे 
>काव्य० १०, मेघ० ५१, रघु० १२।६७, ने० २२।५४ 
2. जल 3. सूर्य का मन्दिर 4. अभ्रक ! सम ०-उदकम्‌ 
वारिण का पानी, ओस,--केशः,--केशिन्‌ (पुं० 
शिव का विशेषण,--गंगा स्वर्गीय गंगा, --चारिन्‌ 
(पुं०) 1. देव 2. पश्नी 3. सन्त, महात्मा 4. ब्राह्मण 
5. तारा, नक्षत्र,--धूमः बादक,--नाशिका! एक प्रकार 
की बटेर, लवा,-मंजरम्‌,--मंडलन्‌ झंडा, पताका, 
-“मुद्यरः हवा का झोका, -यानम्‌ दिव्पसवारी 
आकाशयान, --शद्‌ (पुं०) 1. देव, सुर 2. गन्ववं 
3. भूत-प्रेत,--स्थलो पृथ्वी,-स्पृश्‌ (वि०) गगनचुंबी 
अत्यन्त ऊँचा । 


१२५ 


ब्रज्‌ (स्वा० पर० व्रजति) 1. जाना, चलना, प्रगति करना 
--नाविनीतब्रंजद्‌ घुर्येः-- मनु० ४।६७ 2. पघारंना 
पहुँचना दर्शन करना-मामेक शरणं ब्रज--भग० 
१८।६६ 3. बिदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे 
हटना 4. (समय का) बीतना--इयं ब्रजति यामिनी 
त्यज नरेन्द्र निद्रारसम्‌--विक्रम० ११।७४, (यह धातु 
प्रायः गम्‌ या या धातु की भाँति प्रयुक्त होती हे) 
अनु---, 1. बाद में जाना, अनुगमन करना- मनु० 
११।१११ - कु० ७३८ 2. अभ्यास करना, सम्पन्न 
करना 3. सहारा लेता, आ--, आता, पहुँचना, परि 
भिक्षु या साधु के रूप में इघर-उघर घूमना, संन्यासी 
या परिव्राजक हो जाना, प्र--, 1. निर्वासित होना 
2. सांसारिक वासनाओं को छोड़ देना, चौथे आश्रम 
में प्रविष्ट होना, अर्थात्‌ संन्यासी हो जाना--मनु ० 
६1३८, ८।३६३ । 
[ ब्रज्‌+क | 1. .समुच्चय, संग्रह, रेवड़, समूह 
-नेत्रत्रजा: पौरजनस्य तस्मिन्‌ विहाय सर्वान्नूपती स्िपेतु 
--रघु० ६।७, ७।६७, शि० ६।६, १४।३३ 2. ग्वालों 
के रहने का स्थान 3. गोष्ठ, गौशाला - शि० २।६४ 
4. आवास, विश्रामस्थल 5. सड़क, मार्ग 6. बादल 
7. मथुरा के निकट एक जिला । सम०--अद्भना, 
युवतिः (स्त्री०) ब्रज में रहने वाली स्त्री, ग्वालन 

--भामि० २।१६५,~ अजिरम्‌ गोशाला, - किक्षोरः 

-नाथः,-मोहनः,-वरः,-वल्लभः कृष्ण के विशेषण । 

ब्रजनम्‌ [ व्रज्‌ +ल्युट्‌ | 1. घूमना, फिरना, यात्रा करना 
2. निर्वासन, देश निकाला । 

ब्रज्या [ व्रज्‌ +-क्यप्‌+-टाप्‌ ] 1. साधु या भिक्षु के रूप में 
इधर-उधर घूमना 2. आक्रमण, हमला, प्रस्थान 
3. खेड, समुदाय, जनजाति या कबीला, संप्रदाय 
4. रंगभूमि, नाट्यशाला । 

ब्रण्‌ ¡ (म्वा० पर० ब्रजति) ध्वनि करना । 
1 (चुरा उभ० व्रणयति--ते) चोट पहुँचाना 
घायल करना । 

ब्रणः, त्रणम्‌ | व्रण्‌-अच्‌ ] 1. घाव, क्षत, जख्म, चोट 
--रघु० १२।५५ 2. फोड़ा, नासूर । सम०--अरिः 
बोळ नामक गंधद्रव्य,--कृत्‌ (वि०) घाव करने वाला, 

पुं०) भिलावे का पेड़,-विरोपण (वि०) धाव 

भरने वाला --श० ४।१३,--शोधनम्‌ घाव का साफ 
करना तथा पट्टी वाँषना, - हः एरंड का पौधा । 

ब्रणित (वि०) [ व्रण--इतच्‌ ] घायल, जिसके खरोंच 
आ गई हो--उत्तर० ४३ । 

व्रतः, व्रतम्‌ | प्रजू--घ, जस्य तः} 1. भक्ति या साधना का 
घाभिक कृत्य, प्रतिज्ञात का पालन, प्रतिज्ञा, पण-अम्य- 
स्यतीव ब्रतमासिवारम्‌-रघ्‌० १३।६७, २।४, २५, (भिन्न 
भिन्न पुराणों में अनेक ब्रतों का वर्णन किया गया हे, 


स्रजः 


( ९९४ ) 


परन्तु उनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकी क्योंकि , 
बराबर नये नये ब्रतों की रचना प्रतिदिन होती रहती 
हँ यथा सत्यनारायण व्रत 2. संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ 
निरचय--सोऽभूत्‌ भग्लब्रतः शत्रूनुद्धत्य प्रतिरोपयन्‌ 
-~रघु० १७।४२, इसी प्रकार सत्यव्रत, दृढ्द्रत' 
इत्यादि 3. भक्ति या आस्था का पदार्थ, भक्ति, जसा 
कि पतिव्रता (पतिव्रतं यस्याः सा) यान्ति देवव्रता 
देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृब्रताः-भग० ९।२५ 4. संस्कार 
अनुष्ठान, अभ्यास, जैसा कि “अकंव्रत' में 5. जीवन- 
चर्या, आचरण, चालचलन--श० ५।२६ 6. अध्या- 
देश, विधि, नियम 7. यज्ञ 8. कमं, करतब, कार्य । 
सम०-- आचरणम्‌ किसी प्रतिज्ञा का पालन करना, 
"आदेश; (किसी द्विज के) बालक का यज्ञोपवीत 
संस्कार, उपवासः किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के 
लिए अनशन करना, - ग्रहणम्‌ किसी घामिक अनुष्ठान 
को पूरा करने के लिए संकल्प लेना,--चर्य: ब्रह्मचारी, 
वेदविद्यार्थी --दे० ब्रह्मचारिन्‌, - चर्या ब्रह्मचयं का 
पालन करना,-- पारणम्‌, -- णा उपवास खोलना या 
प्रतिज्ञा की सफल समाप्ति,--भद्भः 1. संकल्प तोड़ना 
2. प्रतिज्ञा तोड़ना, भिक्षा उपनयन संस्कार के 
अवसर पर भिक्षा मांगना, -लोपतम्‌ प्रतिज्ञा को 
तोड़ना, -- वैकल्यम्‌ किसी घामिक संकल्प का अघूरा रह 
जाना,-संग्रहः त्रत की दीक्षा लेना,-स्नातकः वह ब्राह्मण 
जिसने ब्रह्मचर्यं आश्रम की अवस्था को पूरा कर लिया 
है अर्थात्‌ ब्रह्मचयं नामक प्रथम आश्रम-दे०स्नातक । 

ब्रतति:,-ती (स्त्री०) [प्र--तन्‌--क्ति च, पृषो० पस्य वः 
ब्रतति+डीष्‌] 1. बेल, लता -पादाक्ृष्टब्रततिवलया- 
संगसंजातपाशः - श० १।३३, रघु० १४।१ 2, फैलाव, 
विस्तार । 

ब्रतिन्‌ (वि०) [व्रत --इनि] प्रतिज्ञा पालन करने वाला, भक्त, 
पुण्यात्मा, (पुं०) 1. ब्रह्मचारी 2. संन्यासी, भक्त-श० 
५।९ 3. जो यज्ञ का उपक्रम करता हँ-दे० 'यजमान'। 

ब्रध्न दे० 'ब्रघ्न' । 

ब्रह्मन्‌ दे० ब्रह्मन्‌’ । 

ब्रशच्‌ (तुदा० पर० वृश्चति, वृक्ण, प्रेर० ब्रश्चयति-ते, 
इच्छा० विब्रश्चिषति या विव्रक्षति) 1. काटना, काट 
डालना, फाड़ना, चीरना 2. घायल करना । 

व्रश्वनः [व्रश्च्‌ +ल्युट्‌] 1. छोटी आरी 2. बारीक रेती 
जिसे सुनार काम में लाते हैं,-नम्‌ काटना, फाइना 
घायल करना । 

व्राजः (स्त्री) |ब्रज्‌+-इञ्ञ्‌] हवा का झोंका, तूफानी 
हवा, झंझावात । 

क्रातः [वृ+-अतय्‌, पृषो० साधुः] समुदाय, रेवड़, समुच्चय 
-श्वपाकानां ब्रातेः-गंगा० २९, रघु० १२।९४, शि० 


४1२३५, -- तम्‌ 1. शारीरिक श्रम, मजदूरी 2. दैनिक 
मजदूरी 3. यदा-कदा कार्य में नियुक्ति । 
द्रातीन (वि०) [द्रातेन जीवति-ब्रात---ख] देनिक-मजदूरी 
से जीविका चलाने वाला, किराये का मजदूर, बेलदार, 
झल्ली वाला । 
व्रात्यः [व्रातात्‌ समू हात्‌ च्यवति-यत्‌] 1. प्रथम तीन वर्णो में 
से किसी एक वर्णे का पुरुष जो मुख्य संस्कार या 
शोधक ङृत्यों का अनुष्ठान न करने के कारण पतित 
हो गया है (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ); 
जातिबहिष्कृत - भवत्या हि व्रात्याधमपतितपाखण्ड 
परिषत्परित्राणस्नेहः - गंगा० ३७ 2. नीच पुरुष, 
अघम पुरुष 3. विशेष नीच जाति. (शूद्रपिता और 
क्षत्रिय माता की सन्तान)का पुरुष । सम०-ब्रुव जो अपने 
आपको (ब्रात्य' कहता हुँ,-स्तोमः उपयुक्त संस्कारों का 
अनुष्ठान न करने के कारण छीने. गये अधिकारों को 
फिर से प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ । 
ब्री 1 (क्रधा० पर० व्रिणाति-ब्रीणाति) छांटना, चुनना, 
तुः 'वृ०' । 
गो (दिवा० आ० ब्रीयते, ब्रीण) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. चुना जाना । 
ब्रीड (दिवा० पर० ब्रीड्यति) 1. लज्जित होना, शमिन्दा 
होना 2. फेंकना, डालना, भेज देना । 
ग्रोडः,--डा [ब्रीड्‌+-घञ्च --ब्रीड--अ--टाप्‌] 1. लज्जा 
ब्रीडादिवाम्यासगतेविलिल्ये - शि० ३।४०, ब्रीडमा- 
वहति मे स॒ (शब्दः) संप्रति--रघु० ११।७३ 
2. विनय, लज्जाशीलता --शि० १०।१८। 
ब्रोडित (भू० क० कृ०) [ब्रीड्‌+-क्त] लज्जित किया गया, 
शमिन्दा, लज्जाशील । 
व्ीस्‌ (भ्वा० पर०, चुरा० उभ० ब्रीसति, ब्रीसयति-ते) 
क्षति पहुंचाना, हत्या करना । ; 
ब्रोहिः [व्री--हि, किच्च] 1. चावल, जैसा कि “बहुब्रीहि' 
में 2. चावल का दाना । सम० --अगारम्‌ धान्यागार, 
खत्ती, - काञ्चनम्‌ मसूर की दाल,-- राजिकम्‌ चना, 
कंगू या कांगनी चावल । 
बुड्‌ (तुदा० पर० वुडति) 1. ढकना 2. इकट्ठा होना 
2. एकत्र करना, संचय करना 4. डूबना, नीचे जाना । 
बुस्‌ (म्वा० पर०, उभ०) दे० श्रीस्‌' । 
ब्रहेय (वि०) (स्त्री०-यो) [व्रीहि--ढक] 1. चावलों के 
योग्य 2. चावल के साथ बोया हुआ, --यम्‌ चावल का 
खेत, वह खेत जिसमें चावल बोये जाने चाहिए । 
इली (क्रघा० पर० व्लिनाति- ब्लीनाति' विरल प्रयोग-प्रेर० 
व्लेपयति) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. भरण- पोषण 
करना, थामे रखना, निर्वाह करना 3. छांटना, चुनना । 
व्लेक्ष (चुरा० उभ० ब्लेक्षयति-ते) देखना । 


NT प 


( ९९५ ) 


शः [शो+-ड] 1. काटने वाला, विनाशकर्ता --कि० १५। 
४५ 2. शस्त्र 3. शिव,--झस्‌ आनन्द-मतृं> २।१६। 

शंयु (वि०) [शं शुभम्‌ अस्त्यस्य -शम्‌ +-युस्‌] प्रसन्न, 
समृद्ध --भट्टि० ४।१८। 

शंवः [शम्‌ |-व| 1. प्रसन्न, भाग्यशाली ~ (पुं०) 1. ठीक 
दिशा में हल चलाना 2. इन्द्र का वञ्च 3. मूसल का 
सिर जो लोहे का बना होता है । 

शंस्‌ (भ्वा० पर० शंसति, शस्त, कर्मवा० शस्यते) 
1. प्रशंसा करना, स्तुति करना, अनुमोदन | 
"साधु साध्विति भूतानि शशंसुर्मारुतात्मजम्‌-राम०, 
भग० ५।१ 2. कहना, बयान करना, अभिव्यक्त 
करना, प्रकथन करना, संसूचित करना, घोषणा 
करना, विवरण देना (संप्र० या कभी संबं० के साथ 
अथवा स्वतंत्र रूप से) --शशंस सीता परिदेवनान्तमनु- 
ष्ठितं शासनमग्रजाय--रघु० १४८३, नमे ह्रिया 
शसति किचिदीप्सितम्‌ - ३।५, २।६८, ४।७२, ९।७७ 
११८४, कु० ३1६०, ५।५१ 3. संकेत करना, कह 
रखना, जताना--यः (अशोकः) सावज्ञो माघवश्री- 
नियोगे पुष्प: शंसत्यादरं त्वत्मयत्ने--मालवि० ५८, 
कि० ५।२३, कुऽ २२२ 4. आवृत्ति करना, पाठ 
करना 5. चोट मारना, क्षति पहुंचाना 6. बुरा भला 
कहना, बदनाम करना, अभि-, 1. अभिशाप देना 
2. दोषारोपण करना, निन्दा करना, बदनाम करना 
7 याज्ष० ३।२८६ 3. प्रशंसा करना, आ- (प्रायः आ) 
1. आशा करना, प्रत्याशा करना, इच्छा करना, अभि- 
लाषा करना--स्वकार्यसिद्धि पुनराशशंसे--कु० ३। 
५७, संग्रामं चाशशंसिरे--भट्टि० १४७०, ९०, मनोर- 
थाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा--श० ७।१३, 
२।१५ 2. आशीर्वाद देना, सदिच्छा प्रकट करना, 
मंगलकामना करना एवं ते देवा आशंसन्तु- मृच्छ ० 
१, राज्ञः शिवं सावरजस्थ भूयादित्याशशंसे करणे- 
रबाह्यः--रघु० १४५० 3. कहना, वर्णन करना 
-आशंसता वाणगति वृषांके कार्य त्वया न: प्रतिपन्न- 
कल्पम्‌--कु० ३।१४ 4. प्रशंसा करना 5. दोहराना, 
प्र-, सराहना, स्तुति करना, अनुमोदन करना, गुण- 
कथन करना, इलाघा करना --हरिणायुवतिः प्रशशंसे 
““गीत० १, यच्च वाचा प्रशस्यते--मनु० ५1१२७, 
प्रांशंसीत्त निशाचरः--भट्टि० १२1६५, रघु० ५२५, 
१७३१६॥ 

शंसनम्‌ [ शंस्‌-+-त्युट्‌ ] 1. प्रशंसा करना 2. कहना, वर्णन 
करना 3. पाठ करना । 

शंसा | शंसू+अ-+टाप्‌ | 1.. इलाघा 2. अभिलाषा, 
इच्छा, आशा 3. दोहराना, वर्णन करना । 

शंसित (भू० क० कृ०) [ शंस्‌ ‡-क्त ] 1. जिसकी इलाघा 


की गई हो, स्तुति की गई हो 2. बोला गया, कहा 
गया, उक्त, घोषित 3. अभिलषित, इच्छित 4. निश्‍चय 
किया गया, स्थापित, निर्धारित 5. जिस पर मिथ्या 
दोषारोपण किया गया हो, कलंकित । 


असन (वि०) [ ञंस्‌+-इनि ] (प्रायः समास के अन्त 


८३ 


में) 1. इलाघा करने वाला 2. कहने वाला, घोषणा 
करने वाला, संसूचित करने वाला,-- प्रजावती दोहद- 
संसिनी ते--रघु० १४४५ 3. संकेत करने वाला, 
पहले से कह रखने वाला - मूर्धानः क्षतहुंकारशंसिनः 
2 फु० २।२६, आर्यनासिद्विशसिनः - रघु० १४२, 
शि० ९।७७ 4. शकुन बताने वाला, भविष्य कथन 
करने वाला--रघु० ३।१४, १२९० | 


क्षक्‌ 1 (स्वा० पर० शक्नोति, शक्त) 1. योग्य होना, 


सक्षम होना, सबल होना, अमल में लाना (प्रायः 
ुमृश्नन्त' के साथ, प्रयुक्त होकर 'सकना' अर्थ प्रकट 
करना) -अदशंयन्‌ वक्तुमशबनुवत्यः शाखाभि रावजित- 
पल्लवाभि:--रघु० १३1२४, भट्टि० ३।६, मेघ० २० 
कमी कभी कर्म» या संप्र० के साथ--मनु० ११।१९४ 
2. सहन करना, बर्दाइत करना 3. शक्तिशाली होना 
~ कमंवा० समर्थ होना, सम्भव होना, व्यवहार के 
योग्य होना (निम्नांकित तुमुन्नंत को कमंवा० का 
अचं देना) - | शक्यते 'यह किया जा सकता 
हे, इच्छा० (शिक्षति) 1. समर्थ होने की इच्छा करना 
2. सीखना । 

गा (दिवा० उभ०-शक्यति-ते, शक्त) 1. समर्थ 
होना, अमल में लाने की शक्ति रखना 2. सहन 
करना, बर्दाइत करना । 


शकः [ शकू--अच्‌ ] 1. एक राजा (विशेषतः 'शालि- 


वाहन', परन्तु इस शब्द के सही अर्थ तथा क्षेत्र के 
विषय में अभी तक विद्वानों में मतैक्य नहीं हो सका) 
2. काल, सम्वत्‌ (यह शब्द विशेष रूप से शालिवाहन 
सम्वत्‌ के लिए जो खौस्ताब्द से ७८ वर्ष के पश्चात्‌ 
आरम्भ हुआ, प्रयुक्त होता हे), - काः (पुं० ब० व०) 
1. एक देश का नाम 2. एक विशेष जन-जाति या 
राष्ट्र का नाम (मनु० १०।४४ में 'पौण्ड्क' के साथ 
इस शब्द का भी प्रयोग मिलता हँ) सम०-- अन्तकः, 
अरिः राजा विक्रमादित्य के विशेषण जिसने शकों 
का उन्मूलन किया,-- अब्दः शकसंवत्‌ का वर्ष, --- कसें, 


७ 


"कत्‌ (पुं०) संवत्‌ का प्रवर्तक । 


झकट:,-टम्‌ [ शक्‌+-अटन्‌ ] गाडी, छकड़ा, भार ढोने की 


गाडी-रोहिणी शकटम्‌--पंच० १1२१३, २११, याज्ञ 
३४२, ट: 1. सैनिक व्यूहविशेष--मनु० ७1१८७ 
2. एक विशेष प्रकार की तोल जो एक गाड़ी-भर 
बोझ या २००० पल के बराबर है 3. एक राक्षस का 


( ९९६ ) 


नाम जिसे कृष्ण ने अपने बचपन में ही, मार डाला 
था 4. तिनिश नामक पेड़ । सम० र 
(पुँ०) कृष्ण के विशेषण,-आह्वा रोहिणी नामक 
नक्षत्र (इसका आकार 'शकट' जैसा होता हें) 
“बिल: जलकुक्कुट । 
शकटिका [ शकट-+-डीष--कन्‌+ठापू, हस्वः | छोटी 
गाड़ी, खिलोना-गाड़ी जैसा कि 'मुच्छकटिका' में । 
शकन्‌ (नपुं०) मल, विष्ठा, विशेषकर जानवरों का मल, 
लीद गोबर आदि (इस शब्द के पहले पाँच वचनों में 
कोई रूप नहीं होता, कर्म ० द्वि० व० से आगे विकल्प 
से 'झकृत्‌' आदेश हो जाता है) । 
शकलः [ शक्‌-कलक ] 1. भाग, अंश, हिस्सा, टुकड़ा, 
खण्ड (इस अर्थ में नपुं० भी) -- उपशकळमेत-द्भेदक 
गोमयानां--मुद्राश ३1१५, रघु० २।४६, ५।७० 
2. बक्कल, छिलका 3. (मछली की) खाल, परत । 
'छक्तलित (वि०) [ शकल¬-इतच्‌ ] खण्ड-खण्ड किया 
हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुआ । 
झकलिन्‌ (वि०) [ शकल-+-इनि ] मछली । 
आकारः (प्‌ं०) राजा की रखेल का भाई, राजा की उस 
पत्नी का भाई जिससे विधिपूर्वक विवाह न किया 
गया हो, अनूढा भ्राता (इसका वर्णन बहुधा मिश्रित 
मिळता है, नीच कुल में जन्म लेने के कारण मूर्खता, 
घमंड, आदि अवगुणों के विद्यमान रहते हुए भी 
राजा का साला होने के कारण इसे उच्चपद मिल 
जाता हैँ, शूद्रकरचित मृच्छकटिक नाटक में यह 
प्रमुख भाग लेता हे, मिथ्या यश, हलकापन तथा 
ओछापन इसके चरित्र की विशेषता हे, बार-बार 
उसके उच्चसम्बन्ध का उल्लेख, उसकी उपहासास्पद 
ता, एवं प्रमाद तथा अपनी इच्छा की पूतिन 
होने पर नायिका का गला घोटने की क्रूरता इसकी 
योग्यता के परिचायक हुँ --सा० द० ८१ में इसकी 
परिभाषा दी गई है -मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतेश्व- 
यंसंयुक्तः । सोऽयमनूढाञ्राता राज्ञः श्यालः शकार 
इत्युक्तः ॥ 

[ शक्‌ |-उनन्‌ ] 1. पक्षी-शकुनोच्छिष्टम्‌-याज्ञ० 
१।१६८ 2. पक्षिविशेप, चील, गिद्ध, नम्‌ 1. सगुन, 
लक्षण, शुभाशुभ बतलाने वाला चिह्ल शि० ९।८३ 

शंकासूचक सगुन । सम०--ज्ञ (वि०) समगुनों को 
जानने वाला,-- ज्ञानम्‌ सगुनों का ज्ञान, भवितव्यता, 
होनंहार,---शास्त्रम्‌ वह शास्त्र जिसमें सगुनसम्बन्घी 
विचार किये गये हैं, सगुन शास्त्र । 
झकुनिः [ शक्‌ +-उनि ] 1. पक्षी--उत्तर० २।२५, मनु० 

१२।६३ 2. गिद्ध, चील, बाज 3. मुर्गा 4. गांघारराज 
सुबल का एक पुत्र, धृतराष्ट्र की पत्नी गांघारी का 
भाई, इस प्रकार यह दुर्योधन का मामा था ! इसी 


दछन 


; 
| 


ere 


ने पाँडवों को उखाड्ने के लिए दुर्योधन की अनेक 
दुरभियोजनाओं में सहायता दी । आजकल इस 
नाम का प्रयोग उस दुर्वृत्त रिश्तेदार के लिए होता है 
जिसका परामर्श बर्बादी का कारण बने। सम० 
~ ईदबरः गरुड, प्रपा पक्षियों को पानी पिलाने की 
कुंड -वादः 1. पक्षी की कूजन 2. मूर्ग की बाँग । 

[ शकुन+-ङीष्‌ ] 1. चिड़िया, गोरेया 2. एक 
पक्षिविशेष । 

: [ शक्‌ ‡-उन्त ] 1. एक पक्षी--अंसब्यापिशकुन्तनी- 
डनिचितं बिश्रज्जटामण्डलम्‌ श० ७1११ 2. नीलकंठ 
पक्षी 3. पक्षिविशेष । 

कुन्तकः | शकुन्त-{-कन्‌ ] पक्षी । 

झकुन्तला [ शकुन्तः लायते-ला घडार्थे क--टाप्‌ ] विश्वा- 
मित्र ऋषि को तपस्या भंग करने के लिए इन्द्र द्वारा 
भेजी गई मेनका अप्सरा से उत्पन्न विश्वामित्र की 
पुत्री (जब मेनका स्वर्ग गई तो वह इस बच्ची को 
एकान्त जंगल मे छोड़ गई, वहाँ पक्षियों ने इसका 
पालन पोषण किया, इसी लिए इसका नाम शकुन्तला 
पड़ा! बाद में वह महर्षि कण्व को मिली । कण्व 
ने उसे अपनी पुत्री की भांति पाला। जब आखेट 
करता हुआ दुष्यन्त कण्व ऋषि के आश्रम की ओर 
आया तो वह शकुन्तला के लावण्य से आकृष्ट हो 
गया । उसने शकुन्तला को अपनी पत्नी बनाने के 
लिए उसे राजी कर उससे गांधवं विवाह कर लिया 
(दे० दुष्यन्त) । शकुन्तला से एक पुत्र पैदा हुआ, 
इसका नाम भरत था, यह चक्रवर्ती राजा बना, इसी 
के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा । 

कुन्तिः [ शक्‌+-उन्ति ] पक्षी -- कलमविरलं रत्युत्कंठाः 
क्वणन्तु शकुन्तयः --उत्तर० ३1२४ । 

शकुन्तिका [ राकुन्ति-कन्‌+-टाप्‌ | 1.पक्षी-उत्तर० १।४५ 
2. पक्षिविशेष 3. टिङ्ठी, झींगुर । 

झकुलः, - ली [ शक्‌+-उलच्‌ ] एक प्रकार की मछली । 
सम०--अदनी एक जड़ीबूटी, कटकी या कुटकी. 
अर्भकः एक प्रकार की मछली । 

कृत्‌ (नपृं०) [शक्‌ +-ऋृतन्‌] मल, विष्ठा, विशेषकर 
जानवरों की लीद, गोबर आदि। सम०- करि 
(पुं०; स्त्री ०) -करी बछड़ा,--शक्ृत्करिवंत्स:-सिद्धा ० 

द्वारम्‌ गुदा, मलद्वार, - पिण्डः, पिण्डकः गोबर 
का गोला --शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्कत्पिण्डकानाम्र- 

मात्रान्‌ - उत्तर० ४।२७। 

शक्करः, शक्करि: [ शक्‌ क्विप्‌, कृर्स-अच्‌, कम० स० | 
बेल, साँड़ । 

झक्करी | शक्कर-[-डीष्‌ ] 1. नदी 2. करघनी, मेखला 
3. नीच जाति की स्त्री । 

शक्त (भू० क० कु०) [शक्‌+-क्त] 1. योग्य, सक्षम, समर्थ 


( ९९७ ) 


(सम्बं०, अधि० या तुमुन्नन्त के साथ) --बहूवोःस्य 
कर्मणः शक्ताः वेणी० ३, तस्योपकारे शक्‍तस्त्व॑ कि 
जीवन्‌ किमुतान्यया--त० 2. मजबूत, ताकतवर, 
शक्तिशाली 3. धनाढ्य, समृद्धिशाली--मनु ० ११९ 
4. सार्थक, अभिव्यञ्जक (शब्द) 5. चतुर, प्रज्ञावान्‌ 
6. प्रियवादी । 


शक्तिः (स्त्री!) [ शक्‌-क्तिन्‌ ] 1. बल, योग्यता, 


धारिता, सामर्थ्य, ऊर्जा, पराक्रम दैवं निहत्य कुरु 
पौरुषमात्मशक्त्या-पंच० १।३६१, ज्ञाने मौनं क्षमा 
शक्तौ रधु १।२२, इसी प्रकार यथाशक्ति, स्व- 


2. - कार्तिकेय का विशेषण, - पाणिः, - भृत्‌ (पं०) 
1. बर्छीधारी 2. कार्तिकेय का विशेषण, पातः शक्ति 
क्षय, पराजय, - पूजकः शाक्त, - पूजा शक्ति की पूजा, 
-बेकल्यम्‌ शक्तिक्षय, दुर्बलता, अक्षमता,-हीन(वि०) 
शक्तिहीन, निर्बल, बलरहित, नपुंसक,-- हेतिकः भाला 
धारी, बर्छीधारी 1 


शक्तितः (अव्य०) [शक्ति+-तसिल्‌] शक्ति के अनुसार, 


यथायोग्य, यथाशक्ति । 


शक्न, शक्ल (वि०) [ शक्‌ +-न, क्ल वा ] मिष्टभाषी, 


प्रियवादी । 


शक्ति आदि, राज्यशक्ति (इस के तीन तत्व हैं | शक्‍य (सं० कृ०) [शक्‌ न-यत्‌] 1. संभव, क्रियात्मक, 


1. प्रभुशक्ति या प्रभावशक्ति “राजा की अपनी प्रमुख 
पदवी' 2. मन्त्रशक्ति 'सत्परामशे की शक्ति’ तथा 
3. उत्साह शक्ति प्रेरकशक्ति') - राज्यं नाम शक्ति- 
त्रयायत्तम्‌ दश०, त्रिसाधना झकितिरिवार्थंसञ्चयम्‌ 
जरघु० ३।१३, ६३३, १७६३, शि० २२६ 
2. रचनाशक्ति, काव्य शक्ति या प्रतिभा--शक्तिनि- 
पुणता लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ - काव्य० १, दे० 
तत्स्थानीय व्याख्या 3. देव की सक्रिय शक्ति, यह 
शक्ति देवपत्नी मानी जाती है, देवी, दिव्यता (इनकी 
गिनती विविध प्रकार से की जाती हैं कहीं आठ, कहीं 
नौ और कहीं पचास तक) --स जयति परिणद्धः 
शक्तिभिः शक्तिनाथ:-मा० ५११, श० ७३५ 4. एक 
प्रकार का अस्त्र,-शक्‍्तिखण्डामषितेन गाण्डीविनोक्तम्‌ 
वेणी० ३, ततो विभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ 

- रघु० १२।७७ 5. बर्छी, नेजा, शूल, भाला 
6. (न्या० में) किसी पदार्थ का उसके बोधक शब्द 
से सम्बन्ध 7. कारण की अन्तहित शक्ति जिससे कार्य 
की उत्पत्ति होती है 8. (काव्य० में) शब्दशक्ति या 
शब्द की अर्थशक्ति (यह संख्या में तीन है --अभिघा, 
लक्षणा, व्यञ्जना) सा० द० ११ 9. अभिघाशक्ति, 
शब्दस दंत (विप० लक्षणा और: व्यञ्जना), 10. स्त्री 
की जननेन्द्रिय, भग, शाक्तसंप्रदाय के अनुयाइयों द्वारा 
पूजित शिवलिङ्ग की मूति। सम» अर्घः उद्योग 
तथा श्रम के फलस्वरूप हांपना तथा शरीर का पसीने 
से तर होना, अपेक्ष, अपेक्षिन्‌ (वि०) सामर्थ्यं का 
व्यान रखने वाला,-कुष्छनम्‌ शक्ति को कुण्ठित करना, 
“ग्रह (वि०) 1. बल या अर्थ को घारण करने वाला 
2. बर्छीवारी, (-हः) बल या अर्थ का बोघ अथवा 
शब्दशक्ति का ज्ञान 3. बर्छीघारी, भालाघारी 4. शिव 
का विशेषण 5. कातिकेय का विशेषण,-ग्राहक (वि०) 
शब्द के अर्थ की स्थापना या निर्धारण करने वाला, 


किये जाने के योग्य, (प्रायः तुमुन्नंत के साथ) शक्यो 
वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ _ भतुँ० २११, रघु० २।४९, 
५४ 2. कार्यान्वयन के योग्य 3. कार्यान्वयन में सरल 
4. प्रत्यक्ष कहा गया, अभिहित (शब्दार्थ आदि) 
छ शक्योऽर्थोऽभिघया ज्ञेयः सा० द० ११ 5. संभाव्य 
(कभी-कभी'शक्यम्‌' शब्द कर्मवा० में तुमुन्नन्त के साथ 
विधेय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उस समय 
तुमुन्नंत का वास्तविक अभिप्राय कतुं० में होता हैं 
एवं हि प्रणयवती सा शक्यमुपेक्षितुं कुपिता 
--मालवि० ३।२२, शक्यं. .अविरलमालिङ्गितुं पवनः 
--श० ३।६, विभूतयः शक्यमवाप्तमूजिताः --सुभा०, 
भग० १८।११ । सम० -- अर्थः प्रत्यक्ष अभिहितार्थ । 


शक्त: [शक्‌-रक्‌ | 1. इन्द्र--एक: कृती शकुन्तेषु योऽन्यं 


शक्रान्न याचते-- कुवल० 2. अर्जुन का वृक्ष 3. कुटज 
का पेड़ 4. उल्लू 5. ज्येष्ठा नक्षत्र 6. चौदह की 
संख्या । सम०-अशनः कुटज का वृक्ष, आख्यः उल्लू, 
-1आत्मजः 1. इन्द्र का पुत्र जयन्त 2. अर्जुन,-उस्था- 
नम्‌, उत्सवः भाद्रपदशुक्ला द्वादशी को इन्द्र के 
सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव, पर्व, गोषः 
एक प्रकार का छाल कोडा, तु० इन्द्रगोप--ज़ः, 
--जातः कौवा,-जित्‌, - भिद्‌ (पुं) रावण के 
पुत्र मेघनाद के विशेषण, द्रुमः देवदारु का वृक्ष, 
~ धनुस्‌, शरासनम्‌ इन्द्रधन्‌ष,  घ्वजः इन्द्र के 
सम्मान में स्थापित झंडा, पर्यायः कुटज का वृक्ष, 
““पादपः 1. कुटज का पेड़ 2. देवदारु वृक्ष, प्रस्थ 
इन्द्रप्रस्थ, - भवनम्‌, भुवनम्‌, वासः स्वगं, वैकुण्ठ, 
-मूर्धन्‌ (नपुं) शिरस्‌ (नपुं०) बांबी, वल्मीक, 
लोकः इन्द्र का संसार,-वाहनम्‌ वादल, - शाखिन्‌ 
(पुं) कुटज का वृक्ष,-सारथिः इन्द्र का रथवान्‌, 
मातलि का विशेषण, - सुतः 1. जयंत का विशेषण 
2. अर्जून का विशेषण, 3. वालि का विद्येषण। 


(-कः) कातिकेप का विशेषण, त्रयम्‌ राज्यशक्ति | झक्राणी [शक्र +डीष्‌, आनुक्‌] इन्द्र की पत्नी, शची । 
के संघटक तीन तत्त्व -दे० शक्ति (2) ऊपर,--घर | शक्रिः [शक्‌ +क्रिन्‌] 1. बादल 2. इन्द्र का वज 3. पहाड़ 
(वि०) मजबूत, शक्तिशाली, (-रः) 1. बर्छीघारी 4. हाथी । 


खेडकर (वि०) (स्त्री० 


शङ्का 


( ९९८ ) 


शक्वरः [शक्‌-|-बन्‌, र] सांड, बेल, तु० शक्कर । 
शङ्कू (भ्वा० आ० शब्धुते, शड्धित) 1. संदेह करना, अनि 


श्चित होना, संकोच करना, संदिग्ध होना - शद्ध 
जीवति वा न वा--राम० 2. डरना, भय होना, त्रस्त 
होना (अपा० के साथ) -नार्शाङ्कृष्ट विवस्वतः-मट्रि० 
१५॥३९--अशद्धितेम्य: शङ्कत शङ्कितेम्यरच सर्वतः 
-सुभा० 3. शंका करना, अविश्वास करना, भरोसा न 
करना -- स्वेदोषेभवति हि शङ्कितो मनुष्यः -- मृच्छ० 
४।२ 4. सोचना, विश्वास करना, उत्प्रेक्षा करना, 
कल्पना करना, संभव समझना, शंका करना, डरना 
- त्वय्यासन्ने नयनमूपरिस्पन्दि श ङ्के मृगाक्ष्याः-मेघ ० 
९५, नाहं पुनस्तथा त्वयि यथा हिमां शङ्कसे भीरु 
-- विक्रम० ३1१४, भट्टि० ३३२६, ने० २२।४२ 5. 
आक्षेप करना, अपनी शंका या ऐतराज उठाना 
-अत्रेदं शङ्क्यते, (बहुधा विवादास्पद भाषा में प्रयुक्त) 
= न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्वं शाङ्कुतुं शक्यम्‌ 
-- सवं ०, अभि , 1. शंका करना 2. संदिग्ध या 
अनिश्चयी होना-मनु० ६।६६, आ  , शङ्का करना, 
भरोसा न करना, संदेह रखना भट्टि० २१११ 2. 
सन्देह करना, विश्वास करना सोचना--आडूशसे 
यदर्नि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌-श० १।२८, शि० ३।७२ 
भट्टि ६६ मनु० ७१८५ 3. डरना, आशंका करना, 
भरतागमनं पुनः आशङ्क्य-रघु० १२।२४, पंच० १1३, 
९२ 4. आक्षप करना, संदेह करना अत एवन 
ब्रह्मशब्दस्य जात्यादर्थान्तरमार्शाङ्गुतव्यम्‌ शारी० 
(तथा कुछ अन्य स्थानों पर), परि--1. शंका करना, 
विश्वास करना, उत्प्रेक्षा करना -पत्रेऽपिं संचारिणि 
प्राप्त त्वां परिशङ्‌कते--गीत० ६ 2. संदेह करना, 
संदेहशील होना 3. डरना, भयभीत होना, - रघु» 
८।७८, बि -., 1. शंका करना, डरना, संदेहक्कील 
या शंकालु होना,--विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ 
० ३। १४, सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा 
भर्तृमतीं विशङ्कते-- ५।१७ 2. सत्ता का चिन्तन 
करना, उत्प्रेक्षा करना, कल्पना करना विशङ्कमाना 
रमितं कयाऽपि जनार्दनं दृष्टवदेतदाह्‌--गीत० ७। 


शड्कः [ शङक्‌+-अच्‌ ] कर्षक बैल, (गाड़ी) खींचने 


वाला बैल । 

रा,- री) [शं सुखं करोति 
¬ कृज-अच्‌ | आनन्द या समृद्धि देने वाला, शुभ, 
मङ्गलमय,--र; 1. शिव 2. विख्यात आचार्य और 
ग्रस्थप्रणेता शंकराचार्य - दे० परि० २, - रौ 1. शिव 
की पत्नी पार्वती 2. मंजिष्ठा, मजीठ 3. शमीवृक्ष । 

[ शङ्क्‌ +अ+टाप्‌ ] 1: संदेह, अनिश्चितता 
2. संकल्प-विकल्प, दुविधा 3. आशंका, अविश्वास, 
अनिष्टशंका, अपायशंका, अरिष्टशंका आदि 4. डर, 


CE 


आशंका, त्रास, आतंक--जातशङ्कदेवेर्मेनका नामा- 
प्सराः प्रेषिता श० १, कंकेयीशंकयेवाह--रघु ० 
१२।२, १३।४२, मेघ० ६९ 5. आशा, प्रत्याशा 
6. (भ्रान्त) विशवास, आशंका, (मिथ्या) धारणा- 
खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया - श० 
७२४, कुर्वन्‌ वघूजनमनःसु शशाङ्कशङ्काम्‌ --कि० 
५।४२, हरिततृणोद्गमशङ्कया-- ५1३८ । 


झडिूत्त (मू. क० कृ०) [शङ्क्‌ --क्त] 1. सन्दिग्ध, आशंका- 


युक्त, त्रस्त 2. शंकालू, आशाका करने वाला, अवि- 
स्वासपूर्णं 3. अनिश्चित, संदिग्ध 4. भयपूर्ण, सशंक, 
आतंकित (दे० शङ्क्‌) । सम०-चित्त,-मनस्‌ (वि०) 
भीरु, कातरहृदय 2. शांकाकुल, अविश्वासपूणं 
3. संदिग्ध । 

झन्‌ (वि०) [ शङ्क +इनि ] सन्देह करने वाला, शंका 
करने वाला, डरने वाला, विश्वास करने वाला (समास 
के अंत में) - त्वदुपावतंनशब्धि मे मन:-- रघु० ८।५३, 
अतिस्नेहः पापशङ्की श० ४। 

झङ्कुः [शडक-|-उण्‌| 1. नेजा, बीं, नुकीली कील, शक्ति, 
कटार, (प्रायः समास के अन्त मैं) -शोकशङ्कु: 'शोक- 
रूपी कटार” अर्थात्‌ तीक्ष्ण एवं हृदयविदारक शोक 
-उत्तर० ३।३५, रघु० ८।९३ 2. खूंटा, खम्बा, 
स्तम्भ, शूल या नोकदार छड़ 3. कील, मेख, खूंटी 
--रघु० १२1९५ 4. बाण की तीखी नोक, काँटा या 
आँकडा 5. (कटे हुए वृक्ष का) तना, पेड़ का ठूँठ, 
मुंडा पेड़ 6. घडी की सुई 7. बारह अंगुल की माप 
8. गज, मापने का डंडा 9. (ज्यो० में) लंबरेखा या 
ऊँचाई 10. सौ खरब या एक नील की संख्या 
11. पत्तों के रेशें 12. वल्मीक, बमी 13. पुरुष की 
जननेन्द्रिय 14. एक प्रकार की मछली, दपा कां 
15. राक्षस 16. विष 17. पाप 18. जलचर, विषः 
कर कलहंस 19. शिव 20. सारू का पेड । सम० 
-- कर्ण (वि०) जिसके कान शंकु के समान लंबे और 
नुकीले हों, (जं:) गघा-_तरुः - दुक्षः साल का पेड़ । 


अङ्कुर [ शडङ्क्‌-- उलच्‌ ] 1. एक प्रकार का चाकू या दो 


घार वाला नइतर 2. सरीता । सम०-- खंडः सरौते 
से काटा हुआ टुकड़ा । 

झङ्कुः,-खम्‌ [ शम्‌+ ख ] 1. शंख, घोंधा--न इवेतभाव- 
मुज्झति शङ्घ: सिखिभुक्तमुक्तोऽपि- पंच० ४1११०, 
शङ्खान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक--भग० १।१८ 2. मस्तक 
की हड्डी, कु० ७।३३ 3. कनपटी की हड्डी 4. हाथी 
के दोनों दांतो के बीच का भाग 5. दस नील की 
संख्या 6. सेनिक ढोल या मारूबाजा 7. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य, नखी 8. कुबेर की नवनिधियों में 
से एक 9. एक राक्षस जिसको विष्णु ने मार 
डाला था 10. एक स्मृतिकार ('लिखित' के साथ 


( ९९९ ) 


संयुक्त नाम का उल्लेख) । सम०-. उदकम्‌ शंख 
में डाला हुआ पानी, कारः, - कारकः शंखकार नाम 
की एक वर्णसंकर जाति, -चरी, चर्ची (मस्तक पर 
लगाया गथा) चन्दन का तिलक -चूर्णस्‌ शंख को 
पीस कर बनाया गया चूरा, - द्राबः, 
प्रकार का घोल जिसमें शंख भी घूर जाता है, - ष्मः 
--ध्मा (पुं०) शंख बजाने वाला, - घ्वनिः शंख की 
आवाज (कभी-कभी, परन्तु प्रायः आतंक या निराशा 
की द्योतक ध्वनि), ` प्रस्थः चन्द्रमा का कलंक,--भृत्‌ 
(पुं) विष्णु का विशेषण, मुखः घड्याल, मगर, 
स्वनः शंखध्वनि । 

शद्धकः,-कम्‌ [ शंख +कन्‌ ] 1. शंख 2. कनपटी की हड्डी, 
- कः (शङ्क का बना) कडा--शि० १३।४१। 

शद्भुनकः, (-खः) एक छोटा शंख या घोंधा । 

शङ्किन्‌ (पुं) [शह्क+इनि] 1. समुद्र 2. विष्णु 3. शंख 
बजाने वांला । 

शङ्किनी [राविन्‌ +डीप्‌] काम शास्त्र के लेखकों के अनु- 
सार स्त्रियों के किय गये चार भेदों में से एक, रति- 
मञ्जरी में लिखा हैं: - दीर्घातिदीर्घनयना वरसुन्दरी 
या कामोपभोगरसिका गुणशीलयुक्ता । रेखात्रधेण च 
विभूषितकण्ठदेशा संभोगकेलिरसिका किल शङ्किनी सा- 
६, तु» चित्रिणी, हस्तिनी और पद्मिनी भी 
2. प्रेतात्मा, अप्सरा, परी । 

इच्‌ (म्वा० आ० शचते) बोलना, कहना, बतलाना । 

शचिः,-ची (स्त्री) [शच्‌--इन्‌, शचि--ङीष्‌] इन्द्र की 
पत्नी --रघु० ३।१३, २३। सम०--पत्तिः--भर्ते 
(पुं०) इन्द्र के विशेषण । 

शज्च्‌ (म्वा० आ० शञ्चते) जाना, हिलना-जुलना । 

डट्‌ (स्वा० पर० शटति) 1. बीमार होना 2. बांटना, 
वियुक्त करना । 

शट (वि०) [ शट्‌+-अच्‌ ] खट्टा, अम्ल, कसला । 

शटा [ शट+-टाप्‌ ] संन्यासी के उलझे बाल-तु० जटा । 

जटिः (स्त्री) | शट्‌ञ-इन्‌ ] कचूर का पोघा, आमा 
हल्दी । 

शठ । (म्वा० पर० शठति) 1. घोखा देना, ठगना, जाल- 
साजी करना 2. चोट मारना, मार डालना 3. कष्ट 
उठाना । 
॥ (चुरा० पर० शाठयति) 1. समाप्त करना 
2. असमाप्त छोड़ देना 3. जाना, हिलना-जुलना 
4. आलसी या सुस्त होना 5. धोखा देना, ठगना 
(इस अर्थ में 'शठयति') । 

शठ (वि०) [ शठ्‌-अच्‌ | 1. चालाक, घोखेबाज, जाल- 
साज, बेईमान, कपटी 2. दुष्ट, दुर्वृत्त, ठः 1. बद- 
मादा, ठग, धूर्त, मक्कार मनु० ४।३०, भग० 
१८२८ 2. झूठा या घोखेबाज प्रेमी (जो एक स्त्री 


द्रावकः एक 


के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता हे परन्तु मन किसी दूसरी 
स्त्री में रमाया रहता हैँ )-भुवमस्मि शठः शुचिस्मिते 
विदितः कंतववत्सलस्तव--रघु० ८1४९, १९1३१, 
मालवि० ३।१९, सा० द० 'शर्ठ' की इस प्रकार परि- 
भाषा देता है --शठोःयमेकत्र बद्धभावो यः दशितबहि- 
रनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति--७४ 3. मूढ, 
बुद्ध 4. मध्यस्थ, बिवाचक 5. धतूरे का पौधा 
6. आलसी पुरुष, सुस्त व्यक्ति, -ठम्‌ 1. लोहा 
2. केसर, जाफरान । 

झणम्‌ | शण्‌--अच्‌ ] सन, पटसन । सम०--सुत्रस्‌ 1. सन 
की बनी डोरी या रस्सी 2. सन का बना जाल 
3. रस्सियाँ, डोरियाँ । 


झण्डः [ शण्ड्‌ --अच्‌ ]1. नपुंसक, हिजडा 2. साँड़ 3. छोड़ा 
हुआ साँड़,--डम्‌ संग्रह, समुच्चय---तु० षंड या 
खण्ड की । 

शब्द: [ शाम्यति ग्राम्यघर्मात्‌-शम्‌+ढ ] 1. हिजड़ा, 
नपुंसक 2. अन्तःपुर में रहने वाला टहलुआ, पुरुषसेवक 
(हिजड़ों या बघिया किये गये पुरुषों में से चुना हुआ) 
3. साँड़ 4. छोड़ा हुआ साँड़ 5. पागल आदमी । 

शतम्‌ [दश दशतः परिमाणमस्य - दशन्‌ +-त, श आदेशः 
नि० साधुः] सौ की संख्या--निःस्वो वष्टि शतं 
-शान्ति० २।६, शतमेकोऽपि संधत्ते प्रकारस्थो धनुर्धरः 
---पंच० १।२२९('शत' शब्द किसी भी लिंग के बहु- 
बचनांत संज्ञा शब्दों के साथ एक वचन में ही प्रयुक्त 
होता है--शतं नराः, शतं गावः, या शतं गृहाणि, इस 
दशा में यह संख्यावाचक विशेषण माना जाता है, 
परन्तु कभी कभी द्विवचन तथा बहुवचन में भी प्रयुक्त 
होता है - द्वे शते, दश शतानि आदि । संब० के संज्ञा- 
शब्द के साथ भी प्रयुक्त होता हे--गवां शतम्‌,; 
समास के अन्त में यह अपरिवतित रूप में रह सकता 
है भव भर्ता शरच्छतम्‌, या बदल कर 'शती' हो 
जाता है यथा गोवर्घनाचायं की कृति 'आर्यासप्तशती') 
2. कोई भी बड़ी संख्या । सम० अक्षौ 1. रात्रि, 
2. दुर्गादेवी, अङ्कः गाड़ी, छकड़ा विशेषतः युद्धरथ, 
~ भनोकः बूढ़ा आदमी,-अरम्‌, आरम्‌ इन्द्र का 
वज, -- आनकम्‌ श्मशान, कबरिस्तान, आनन्दः 
1. ब्रह्मा 2. विष्णु, कृष्ण 3. विष्णु का वाहन 
4. गौतम और अहिल्या का पुत्र, जनकराज का कुल- 
पुरोहित-उत्तर० १।१६, आयुस्‌ (वि०) सौ वर्ष 
तक जीवित रहने वाला या टिक्ने वाला, आवर्तः, 
--आवतिन (पु०) विष्णु, ईक्ञः 1. सौ के ऊपर 
शासन करने वाला, 2. सो गाँव का शासक मन्‌० 
७।११५,-कुम्भः एक पहाड़ का नाम (कहते हैं कि 
यहाँ पर सोना पाया जाता हैँ), . भम्‌ सोना,---कृत्वः 
(अव्य०) सौ गुणा, -कोटि (वि०) सौ धार वाला, 


( १००० ) 


(टिः) इन्द्र का वज, (स्त्रीश) एक अरब या सौ 
करोड़ की संख्या, - कतुः इन्द्र का विशेषण--रघु० 
३।३८, खण्डम्‌ सोना,-गु (वि०) सौ गायों का 
स्वामी, गुण, - गुणित (वि०) सौगुणा बढ़ा हुआ 
-विक्रम० ३1२२, - ग्रन्थिः (स्त्री) दूर्वा घास,--ध्नी 
1. एक प्रकार का शस्त्र जो अस्त्र की भाँति प्रयुक्त 
किया जाय (कुछ विद्वानों के मतानुसार यह एक 
प्रकार का राकेट हें, परन्तु दूसरों के मतानुसार यह 
एक प्रकार का विशाल पत्थर है जिसमें लोहे की 
शलाकाएँ जड़ी हुई हैं यह लम्बाई में “चार ताल” हूँ 
शतघ्नी च चतुस्ताला छोहकण्टकसंचिता, या, अयः 
कण्टकसंछन्ना शतघ्नी महती शिला)--रघु० १२।९५ 
2. बिच्छू की मादा 3. गले का एक रोग- जिह्वः 
शिव का विशेषण,-तारका,-भिषज्‌,-भिषा (स्त्री ०) 
सौ तारिकाओं का पुंज शतभिषा नामक नक्षत्र,--दला 
सफ़ेद गुळाब,-ब्रुः (स्त्री?) पंजाब की एक नदी 
जिसका वर्तमान नाम सतलज हे,-धामन्‌ (पुं०) 
विष्णु का विशेषण, - धार (वि०) सो धारों वाला, 
(-रम्‌) इन्द्र का वज्त्र,-धूतिः 1. इन्द्र का विशेषण, 
2. ब्रह्मा का विशेषण 3. स्वगं,--पत्रः 1. मोर 
2. सारस 3. खुट-बढ़ई पक्षी, 4. तोता या तोते की 
जाति, (त्रा) स्त्री (त्रम्‌) कमल--आवृत्तवृन्तशत- 
पत्रनिभं (आननम्‌) वहन्त्या-मा० १।२९, “योनि: 
ब्रह्मा का विशेषण,--कम्पेन मूध्ने: शतपत्रयोनि (संभाव- 
यामास) कु० ७।३६,-पत्रकः खुटबढई,--पद्‌, - पाद्‌ 
(वि०) सौ पेरों वाला,--पदी कानखजूरा,-- पद्मम्‌ 
1. वह कमल जिसमें सौ पंखड़ियाँ हों 2. श्वेत कमल, 
--पर्वन्‌ (पुं०) बाँस (स्त्री०) 1. आश्विन मास की 
पूर्णिमा 2. दूर्वा घास 3. कटुक का पौधा, “ईशः शुक्र, 
ग्रह,--भीरुः (स्त्री?) अरबदेश की चमेली, -- मख्‌, 
--मन्युः 1. इन्द्र के विशेषण, कि० २।२३, भट्टि० 
१।५, कु० २।६४, रघु० ९१३ 2. उल्लू, - मुख 
(वि०) 1. जिसके सौ रास्ते हों 2. सौ द्वार या मुंह 
वाला--विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः 
---भतृं० २।१०, (यहाँ शब्द का (१) अर्थ भी हे) 
(-खम्‌) सो रास्ते या द्वार, (-खी) बुहारी, झाड , 
मूला दूर्वा घास, दूवड़ा, --यज्व्‌ (पुं०) इन्द्र का 
विशेषण,--यष्टिकः सो लडियो का हार, रूपा ब्रह्मा 
की एक पुत्री (जो ब्रह्मा की पत्नी भी मानी जाती 
हे, अपने पिता के साथ इस व्यभिचार के परिणाम 
स्वरूप उससे स्वायम्भुव मनु का जन्म हुआ) ,--वर्षम्‌ 
सौ बरस, शताव्दी, वेधिन्‌ (पुं ) एक प्रकार का 
खटमिठा शाक, चोका,--सहस्नम्‌ 1. सौ हजार 2. कई 
हजार अर्थात्‌ एक बड़ी संख्या,-साहस्र (वि०) 1. सौ 
हजार से युक्त 2. सौ हजार में मोल लिया हुआ, 


-- हुदा 1. बिजली, कु०७।३९, मृच्छ० ५।४८ 
2. इन्द्र का वज । र 

शतक (वि०) [शत--कन्‌] 1. सौ 2. सौ से युक्त,--कम्‌ 
1. शताब्दी 2. सौ इलोकों का संग्रह जैसा कि नीति,” 
वैराग्य” और ज्डङ्गार”, अर्थात्‌ नीति आदि विषयक 
सौ इलोकों का संग्रह । 

शततम (वि०) (स्त्री०-मी) [शत--तमप्‌] सौवाँ । 

शतधा (अव्य०) [(शत-+घाच्‌| 1. सौ तरह से 2. सौ 
भागों में या सौ टुकड़ों में 3. सौगुना ! 

शतशस्‌ (अव्य०) [शित--शस्‌] 1. सौ सौ करके 2. सौ 
बार - शतशः शपे--प्रबो० ३, मनु० १२।५८ सौगुना, 
3. सौ तरह से, विविध प्रकार से, नाना प्रकार से 
>-भग० ११।५। 

शतिक (वि०) (स्त्री०_ की), शत्य (वि०) [शत+-ठन्‌ 
यत्‌ वा] 1. सौ से युक्त--याज्ञ० २२०८ 2. सौ से 
सम्बन्ध रखने वाला 3. सौ से प्रभावित 4. सौ में 
मोल लिया हुआ 5. सौ से बदला किया हुआ 6. प्रति- 
शत शुल्क या ब्याज देने वाला 7. सौ का सूचक ! 

शतिन्‌ (वि०) [शत--इनि] 1. सोगुणा 2. असंख्य-पुं० 
सौ का स्वामी -निःस्वो वष्टि शतं शती दशशतं 

- शान्ति० २।६, पंच० ५।८२ । न 

शत्रिः [शद्‌--त्रिप्‌] हाथी । 

शत्रु: [शद्‌-+-त्रुन] 1. परास्त करने वाला, विनाशक, 
विजेता 2. दुश्मन, वैरी, प्रतिपक्षी-क्षमा शत्रौ च 
मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌--सुभा० 3. राजनीतिक 
प्रतिद्वन्द्वी, पड़ौस का प्रतिद्वन्द्वी राजा । सम०--उप- 
जापः दुश्मन की गुपचुप कानाफूसी, शत्रु का विश्वा- 
सघाती प्रस्ताव, - कर्षण, - दमन, --निबहेंग (वि०) 
शत्रु का दमन करने वाला, शत्रु को जीतने वाला या 
शत्रू को नष्ट करने वाला,--ध्नः "शत्रुओं को. नष्ट 
करने वाला' सुमित्रा का पुत्र होने के कारण लक्ष्मण 
का यमलभ्राता, राम का भाई। इसने 'लवण' 
नामक राक्षस का वघ किया, मथुरा को बसाया । 
सुबाहु और बहुश्रुत नाम के इसके दो पुत्र थे - दे० 
रघु० १५,--पक्षः 1. शत्रु का पक्ष या दल 2. प्रति- 
पक्षी, विरोधी, विनाशनः शिव का विशेषण,--हत्या 
शत्रु की हत्या,-हन्‌ (वि०) शत्रु का वघ करने वाला । 

शत्रुज्जय: [शत्रु+जि+-खच्‌, मम्‌] 1. हाथी 2. एक पहाड़ 
का नाम, गिरनार पर्वत । 

शत्रुन्तपः (वि०) [शत्रु+-तप्‌+खच्‌, मुम्‌] अपने शत्रु को 
परास्त करने वाला या नष्ट करने वाला । 

झत्वरो (स्त्री०) रात । 

शद्‌ । (म्वा० पर० (परन्तु सार्वघातुक लकारों में आ०) 
--शीयते; शन्न) 1. पतन होना, नष्ट होना, मूर्झाना, 
कुम्हलाना 2. जाना-ग्रेर० (शादयति-ते ) 1. पहुँचाना, 


( १००१ ) 


ठेलना 2. शातयति-ते (क) गिरात्ता, नीचे फेंक देना, 
काट डालना शि० १४८०, १५२४ (ख) वध 
करना, नष्ट करना । 
1 (म्वा० पर० शदति) जाना (प्रायः 'आ' पूर्वक) । 
झदः [शद्‌ --अच्‌ | खाद्य, शाकभाजी (फल मूल आदि) । 
शब्रिः [शद्‌ --क्रिन्‌] 1. हाथी 2. बादल 3. अर्जुन, - द्वि 
(स्त्री०) बिजली । 

शब्रुः ( वि० ) [शद्‌-+-रु] 1. जाने वाला, 
2. पतनशीरू, नसवर, क्षय होने वाला । 

शनकेः (अव्य०) | शनेः+-अकच्‌] शनेः शनेः दे० शने: । 

शनिः [शो--अनि किच्च] 1. शनिग्रह (सूर्य का पुत्र, 
काले रंग का या काले वस्त्रों से सज्जित बतलाया 
गया हूँ) 2. शनिवार 3. शिव । सम० - जम्‌ काली 
मिर्च,--प्रदोषः शिव कौ (सांध्यकालीन) पूजा जो 
शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को शनिवार आ पड़ने पर 
को जाती हें,--प्रियम्‌ नोलममणि, - वारः,--वासरः 
शनिवार का दिन । 

शनैस्‌ (अव्य०) | शण्‌+-इस्‌, पृषो० नुक्‌ ] 1. आहिस्ता 
से, वीमे, चुपचाप 2. यथाक्रम क्रमशः, थोड़ा थोड़ा 
करके घर्म-सञ्चिनृयाच्छने:-कु ०३।५९, मनु०३।२१७ 
3. उत्तरोत्तर, उपयुक्त क्रम में मनु० १।१५, 
4. मृदुता से, नरमी से 5. सुस्ती के साथ, आलस्य- 
पूर्वक शनेः शनेः आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता । 
सम०--चर (वि०) शनैः शनैः घूमने वाला या 
चलने वाला--शनेश्चराम्यां पादाभ्याँ रेजे ग्रहमयीव 
सा---भतृ ० १।१७, (यहाँ इसका अर्थ शनि भी 
हुँ) (--रः) शनिग्रह्‌ । 

शन्तनुः [ शं मंगलात्मका तनुर्यस्य--ब० स० ] एक 
चन्द्रबंशी राजा जिसने गंगा व सत्यवती से विवाह 
किया । गंगा का पुत्र भीष्म था, तथा सत्यवती 
के चित्रांगद और विचित्रवोर्यं नामक दो पुत्र हुए । 
भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी रहा, तथा इसके छोटे भाई 
निस्सन्तान स्वर्ग सिघारे, तु० “भीष्म । 


(म्वा०, दिवा० उभ० शपति ते, शप्यति ते, 
शप्त) 1. अभिशाप देना, कोसना अशपद्धव 
मानुषीति तामू--रघु० ८८०, सोऽभूत्‌ परासुरथ 
भूमिपति शशाप (वृद्धः) ९।७८, १।७७ 2. शपथ 
लेना, कसम उठाना, शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करना, सो- 
गंध खाना (प्रायः प्रतिज्ञात मे संप्र० तया प्रतिज्ञाता 
के लिए करश० प्रयुक्त होता है )-भरतेनात्मना चाहं 
शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते राम- 
दिवासनात्‌ राम०, कर्मरहित प्रयोग होने पर 
शपथवस्तु में करण० तथा जिसके द्वारा शपथ की 
जाय उशमें संप्र० प्रयुक्त होता हैं सत्यं शपामि ते 
पादपंकजस्पर्शेन-का ०, घट० २२, अशप्त निह्वैवातोसौ 


१२६ 


गतिशील 


शप्‌ 


सीताय स्मरमोहितः भट्टि० ८७४, ३३, कभी कभी 
'शप्‌' का सजातीय कर्म के अनुसार प्रयोग होता 
हूँ - सह्रशोऽसौ शपथानशप्यत्‌--भट्टि० ३।३२ 3 
कलंकित करमा, धमकाना, बुरा-भला कहना, गाली 
देना (संप्र० के साथ या स्वतंत्ररूप से) -द्विषद्म्यश्चा- 
शपंस्तथा - भट्टि १७।४, प्रतिवाचमदत्त केशवः 
शपमानाय न चेदिभूभुजे शि० ४।२५, -प्रेर० 
(शापयति ते) शपथद्वारा बाँध लेना, शपथपूर्वक प्रतिज्ञा 
करना--शापितोऽसि गोब्राह्मणकाम्यया मुच्छ० ३, 
मा० ८। 

दपः [ शप्‌ +अच्‌ ] 1. अभिशाप, सरापना, कोसना 
2. शपथ, सोगन्ध । 

शपथ: [ शप्‌-अथन्‌ ] 1. कोसना 2. अभिशाप, आक्रोश 
फटकारा 3. सौगन्ध, कसम खाना, शपथ लेना या 
दिलवाना, शपथोक्ति--आमोदो न हि कस्तूर्या 
शपथेनानुभाव्यते--भामि० १1१२०, मनु० ८1१०९ 
4. शपथपूर्वक अनुरोध, सौगन्व से बांघना--मा० ३।२। 


शपनम्‌ [ शप्‌ +ल्युट्‌ ] दे० 'शपथ' । 

शप्त (भू० क० ०) [ शप्‌+क्त ] 1. अभिशप्त 2 
जिसने सौगन्ध खाली है. 3. बुरा भला कहा गया. 
दुर्वचन कहा गया (दे० शम्‌ ) । 

शफः,--फम्‌ [ शप्‌-अच्‌ पृषो० पस्य फः] 1. सुम 
2. वृक्ष की जड़ । 

झफरः (स्त्री - री) [शफ राति--रा--क] एक 
प्रकार की छोटी चमकीली मछली--मोधीकर्तु 
चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षिताति--मेघ० ४०, शि० ८।२४। 
कु० ४।३९। सम०-अधिपः 'इलीश' नामक मछली । 


(ब) रः [ शव्‌+भरन्‌ ] 1. पहाड़ी, असभ्य, भील, 
जंगली --राजन्‌ गुंञ्जाफलानां स्रज इति शब्रा नैव 
हारं हरन्ति -काव्य० १० 2. शिव 3. हाथ 4. जल 
5. एक शास्त्र विशेष या घामिक पुस्तक 6. मीमांसा 
के प्रसिद्ध भाष्यकार, री 1. भीलनी 2. राम की 
अनन्य भवत एक भीलनी । सम० आयः जंगली, 
पहाड़ियों और भीलों का निवासस्थान,--लोध्र जंगली 
लोघ का वृक्ष । 

शब (व) ल (वि०) [ शप्‌+-अल, बश्च | 1. घब्वेदार, 
रंग-विरंगा, चितकबरा --रघु० ५।४४, १३।५६, 
महावीर» ७।२६ 2. नानारूप, अनेक भागों में 
विभक्त, . लः नावाप्रकार का रंग,-- ला,--लो 
1. धब्बेदार या चितकबरी गाय 2. कामधेन्‌,- लम्‌ 
पानी । 

शब्द (चुरा० उभ० शब्दयति-ते, शब्दित) 1. ध्वनि करना 
शोर मचाना 2. बोलना, बुलाना, आवाज देना 
~ विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति 
दिवोऽड्के हेलया बालसूर्य:--शि० ११।४७ 3. नाम 


( १००२ ) 


लेना, पुकारना . अत एव सागरिकेति शब्यते - रत्त० 
४, अभि-, नाम रखना, प्र ` , व्याख्या करना, सम्‌ 
बुलाना ! 


शब्दः [ शब्द [घडा ] 1. ध्वनि (श्रोत्रेन्द्रिय का विषय, 


आकाशगुण, -रघु० १३1१ 2. आवाज, कलरव 
(पक्षियों का या मनुष्यादिकों का), कोलाहल, - वि- 
इवासोपगमादभिन्नगतय: शब्दं सहन्ते मृगा:- श० 
१११४, भग० १।१३, श० ३।१, मनु० ४1११३, कु० 
११४५, 3. बाजे की आवाज - बाद्यशब्दः पंच० 
२1२४, कु० १४५ 4. वचन, ध्वनि, सार्थक ध्वनि, 
शब्द (परिभाषा के लिए दे० महाभाष्य की प्रस्तावना) 
ना एक: शब्दः सम्यगधीतः सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वर्ग लोके 
कामधुग्भवति, इसी प्रकार “शब्दार्थो” 5. विकारीशब्द, 
संज्ञा, प्रातिपदिक 6. उपाधि, विशेषण--यय्यार्थयुक्तं 
गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनेश्चमर्य:-कु० १।१३, 
श० २1१४, नुपेण चक्रे युवराजराब्दभाक्‌ ` रघु? 


३।३५, २1५३, ६४, ३।४९, ५।२२, १८।४१, विक्रम० 
१।१ 7. नाम, केवल नाम जैसा कि 'शब्दपति' में 
8. शाब्दिक प्रामाणिकता (नैयायिको के द्वारा 'शब्द 
प्रमाण' माना जाता ह) । सम० अतीत (वि०) 
शब्दों की शक्ति से परे, अमिरवंचनीय,- अधिष्ठानम्‌ 
कान, -- अध्याहारः (शब्दन्यूनता को पूरा करने के 
लिए) शब्दपूति,-अनु्ञासनम्‌ शब्दों का शास्त्र अर्थात्‌ 
व्याकरण, - अर्थः शब्द के अर्थ (थो-द्वि० व०) शब्द 
और उसका अर्थं अदोषौ शब्दाथी--काव्य० १, 
"“-अलडुधरः वह अलङ्कार जो अपने शब्द सौन्दर्य 
पर निर्भर करता हे, तथा जब उसी अर्थ को प्रकट 
करने वाला दूसरा शब्द रख दिया जाता हैं तो उसका 
सौन्दर्य लुप्त हो जाता है (विप० अर्थालङ्कार) उदा० 
दे० काव्य० ९, . आख्येय (वि०) शब्दों में भेजा 
जाने वाला समाचार मेघ० १०३ (थस्‌) मौखिक 
या शाब्दिक सन्देश, आडम्बरः वाग्जाल, वाकप्रपंच, 
शब्दाधिक्य, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द, आदि (वि०) 
'शब्द' से आरम्भ होने वाले (ज्ञान के विषय) -रघु० 
१०२५, कोशः अभिधान, शब्दसंग्रह, गत (वि०) 
शब्द के अन्दर रहने वाला, ग्रह: 1. शब्द पकड़ना 
2. कान, चातुर्यम्‌ शेली की निपुणता, वाकृपट्ता, 
- चित्रम्‌ कविता की अन्तिम श्रेणी के दो उपभेदों 
में से एक (अवर या अघम) (इस प्रकार के काव्य 
में सौन्दये उन शब्दों के प्रयोग में है जो कर्णमधुर 
होते हैं, 'चित्र' के अन्तर्गत दिया हुआ उदाहरण 
देखो), चोरः 'शब्दचोर' साहित्यचोर, तन्मात्रम्‌ 
ध्वनि का सूक्ष्म तत्त्व, --पतिः नाममात्र स्वागी, नाम 
का प्रभु-ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना 
रतिः-~रघु ० ८५२, : पातिन्‌ (वि०) शब्द सुन कर 


ही अदृश्य निशाना लगाने वाला, शब्दवेधी, निशाना 
लगाने वाला--रघु० ९।७३, - प्रमाणम्‌ शाब्दिक या 
मौखिक प्रमाण, बोघः मौखिक साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान 
- ब्रह्मन्‌ (नपुं०) 1. वेद 2. शब्दों में निहित आ- 
ध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा या परमात्मसम्बन्धी ज्ञान 
ताउत्तर० २।७ २० 3. शब्द का गुण, 'स्फोर', 

भेदिन्‌ (वि०) शब्दवेधी निशान लगाने वाला 
(पुं) 1. अर्जुन का विशेषण 2. गुदा 3. एक प्रकार 
का बाण, योनिः (स्त्री०) घातु, मूल शब्द,--विद्या, 
“ झासनम्‌, - शास्त्रम्‌ शब्दशास्त्र अर्यात्‌ व्याकरण 
-अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌-पंच० १, शि० २११२, 
१४।२४,- विरोधः (शास्त्र में) शब्दों का विरोध, 
--बिशेषः ध्वनि का एक भेद,-- वृत्तिः (स्त्री०) 
साहित्य शास्त्र मे शब्द का प्रयोग, बेधिन्‌ (वि० } 
ध्वनि सुनकर ही शब्दवेधी निशाना लगाने वाला 
-- दे० 'शब्दपातिन्‌’ (पुं०) 1. अर्जुन का विशेषण 
2. एक प्रकार का बाण,- शक्तिः (स्त्री०) शब्द की 
अभिव्यञ्जक शक्ति, शब्द की सार्थकता--दे० शक्ति, 
-~ झुद्धिः (स्त्री) 1. शब्दों की पवित्रता 2. शब्दों 
का शुद्ध प्रयोग,-इलेषः शब्दों में अनेकार्थता, द्वचर्थकता 
(यह अलङ्कार 'अर्थरलेष' से इसलिए भिन्न हे कि 
इसके संघटक शब्दों को हटाकर समानार्थक शब्दों 
को रख देने मात्र से क्लिष्टता नष्ट हो जाती हैं, 
जबकि 'अर्थस्लेष’ अपरिवतित ही रहता हे - शब्द- 
परिवृत्ति सहत्वम्रलेषः),-संग्रहः शब्दकोश, शब्दावली, 
`, सोष्ठबम्‌ शब्दो का लालित्य, ललित और प्राञ्जल 
शेली सौकयम्‌ अभिव्यक्ति की सरलता । 


शब्दन (वि० ) [शब्द +- ल्युट्‌ ] 1.शब्द करनेवाला, घ्वननशील 


सम्‌ ध्वनन, कोलाहल करना, शब्द करना 2. 
आवाज, कोलाहल 3. पुकारना, बुलाना 4. नाम 
लेना । 


शब्दायते (नामधातु आ०) 1. कोलाहल करना, शोर 


करना - शब्दायन्ते मधुरमनिलेः कीचकाः पूर्यमाणाः 
-- मेघ० ५६ 2. क्रन्दन करना, दहाड़ना, चिल्लाना, 
चीं चीं करना भट्टि० ५५२, १७९१ 3. बुलाना, 
पुकारना-- एते हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायंन्ते 
“श० ४, मुद्रा» १, मृच्छ० १, वेणी० ३। 


झब्दित (भू० क० कृ०) शिन्द--क्त] 1. ध्वनित, आवाज 


निकाली गई, (वाद्ययंत्रादिक). बजाया गया 2. कहा 
गया, उच्चारण किया गया 3. बुलाया गया, पुकारा 
गया “. नाम रक्खा गया, अभिहित । 


ञ्म्‌ (अव्य०) [शम्‌--क्विप्‌] कल्याण, आनन्द, समृद्धि, 


स्वास्थ्य को द्योतन करने वाला अव्यय, आशीर्वाद 
या मंगल कामना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त (संप्र० 
या संबं० के साथ) शं देवदत्ताय. देवदत्तस्य वा, 


( १००३ ) 


(आधुनिक पत्रों में शुभ समाप्तिसूचक प्रयोग--इति 
शम्‌) । सम०--कर दे० धातु के नीचे, ताति 
(वि०) आनन्द प्रदान करने वाला, मंगलमय, शुभ 
- पाकः 1. लाख, महावर, लाल रंग 2. पकाना, 
परिपक्व करना,--भु दे० घातु के नीचे । 
शम्‌ 1 (दिवा० पर० शाम्यन्ति, शान्त) 1. शान्त होना, 
चुप होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना--शाम्येत्प्रत्यप- 
कारेण नोपकारेण दुर्जन: -कु० २।४०, रघु० ७३, 
शान्तो लवः-उत्तर० ६।७ 2.थमना, ठहरना, समाप्त 
होना--चिन्ता झशाम सकलाऽपि सरोरुहाणाम्‌ 
“भामि० ३।७, न जातु कामः कामानामुपभोगेन 
शाम्यति ` मनु० २।९४, सन्तुष्ट नहीं होता’ 3. 
शांत होना, बुझना--शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्निः 
रघु०--२।१४, उत्तर० ५७ 4. काम तमाम करना, 
नष्ट करना, मार डालना (इसी अर्थ में क्रया० भी) 
-त्रेर० (शमयति-ते, परन्तु देखना अर्थ में 'शामयति 
- ते दे० शम्‌ 5:) 1. प्रसन्त करना, उपशमन 
करना, शान्त करना, धीरज देना, सांत्वना देना, 
ढाढस बंघाना --कः शीतलैः शमयिता वचनैस्तवाधिम्‌ 


-भामि० ३।१, श० ५७ 2. अन्त करना, रोकना 
--कु० २।५६ 3. हटाना, परे करना--प्रतिकूलं 
देवं शमयितुम्‌ -श० १ 4. दमन करना, पालतू 
बनाना, हराना, -छीनना, परास्त करना - शमयति 
गजानन्यान्‌ गन्धद्विपः कलभोऽपि सन्‌-विक्रम ० ५।१८, 
रघु० ९।१२, ११।५९ 5. मार डालना, नष्ट करना, 
वघ करता--वेणी ० ५५ 6. शान्त करना, बुझाना 
--मैघ० ५३, हि० १।८८ 7. त्याग देना, रुकना, 
थमना, उप--, 1. शान्त करना-भट्रि> २०५ 
2. थमना, ठहरना, बुझना 3. हट. जाना, बोलना 
बन्द होना 4. परे रहना, बुझ जाना,-्रशान्तं पावका- 
स्त्रम्‌ -उत्तर० ६ 5. मुझाना, कुम्हलाना (प्रेर०) 
1. सांत्वना देना, प्रसन्न करना, शान्त करना,-मनु ० 
८।३९१ 2. दूर करना, बुझाना, शीतल करना, दबा 
देना-त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवम्‌--मेघ० १७ 
3. हटाना, अन्त करना--तम्‌ (अपचारं) अन्विष्य 
प्रशमयेत्‌ -रघु० १५४७ 4. जीतना, परास्त करना, 
वशीभूत करना--मुच्छ० १०।६० 5. प्रतिष्ठित 
होना, समंजन करना, स्वस्थचित्त होना - प्रशमयसि 
विवादं कल्पसे रक्षणाय--श० ५1८, सम्‌--, 1. शान्त 
करना 2. निराकृत होना, बुझना, लुप्त होना-सत््वं 
संशाम्यतीव मे --भट्टि० १८।२८ 3. हट जाना । 

1 (चुरा० उभ० शामयति-ते) 1. देखना, निगाह 
डालना, निरीक्षण करना 2. बतलाना, प्रदर्शन करना, 
नि , 1. देखना, अवलोकन करना 2. सुनना, कान 
देना निशामय प्रियसखि--मा० ७। 


शमः | शम्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. मूकता, शान्ति, धेयं 2. विश्राम, 
ठहराव, आराम, निवृत्ति 3. वासनाओं पर प्रतिबन्ध 
या अभाव, मानसिक शान्ति, विरक्ति--शमरतेऽमर- 
तेजसि पार्थिवे --रघु० ९।४, कि० १०।१०, १६।४८, 
शि० २९४ श० २७, भग० १०।४ 4. निराकरण, 
लघूकरण, उन्नयन, सन्तोषीकरण, (शोक, प्यास, 
भूख आदि का) प्रशमन - शममुपयातु ममापि चित्त- 
दाहः - उत्तर» ६।८, शममेष्यति मम शोकः कथं 
नु वत्से श० ४।२० 5. शान्ति, जैसा कि 'शमोप- 
न्यास' वेणी० ५ 6. (संसार की समस्त भ्रान्तिबों व 
आसक्तियों से) मोक्ष 7. हाथ । सम० -- अम्तकः 
कामदेव (मानसिक शान्ति को नष्ट करने बाला), 
“पर (वि०) शान्त, मूक, बिषयविरागी। 

शमथः [ शम्‌{-अथच्‌ ] 1. शान्ति, स्थिरता, विशेषतः 
मानसिक शान्ति, आवेशाभाव 2. परामर्शदाता, 
मन्त्री । 

शमन (वि०) (स्तरी०--नौ) [ शम्‌+णिच्‌+्युट्‌ ] 
शमन करने वाला, दमन करने वाला, वशीभूत करने 
वाला आदि,-नम्‌ 1. प्रसन्न करना, निराकरण 
करना, ढाढस बंधाना जीतना, उन्नयन करना 
2. स्थेर्य, शान्ति 3. अन्त, ठहराव, समाप्ति, विनाश 
4. चोट पहुँचाना, घायल करना 5. यज्ञ के लिए पशुवध 
करना, पशुमेघ 6. निगल जाना, चबाना,--नः 1. एक 
प्रकार का हरिण, बारहसिंगा 2. मृत्यु का देवता, 
यम । सम० ` स्वभू (स्त्रीश) 'यमस्वसा' यमुना 
नदी का विशेषण । 

शमनी [ शमत-+-डीप्‌ ] रात । सम० -- सदः (षदः) 
राक्षस, पिशाच, भूत-प्रेत । 

शमलम्‌ [ शम्‌--कलच्‌ ] 1. मल, लीद, विष्ठा 2. अप- 
वित्रता, गाद, तलौंछ 3. पाप, नैतिक मलिनता । 

शमित (भू० क० कृ०) | शम्‌--णिचू--क्त ] 1. प्रसन्न 
किया गया, निराकृत, ढाढस बंघाया गया, शान्त 
2. धीमा किया गया, चिकित्सा की गई, भारविमक्त 
किया गया 3. विश्वाम दिया गया 4. शान्त, सौम्य 
परिमित किया गया, मृदु किया गया । 

श्ञभिन्‌ (वि०) [ शम-+इति | 1. सौम्य, शान्त, प्रशान्त 
2. जिसने अपने आवेशों का दमन कर लिया है, 
आत्मनियंत्रित - भट्टि० ७।५। 

शमी (शमि) [ शम्‌-इन्‌, डीप्‌ वा ] 1. एक वृक्ष (कहा 
जाता हूँ कि इसमें आग रहती है) - अग्निगर्भा शमी- 
मिव श० ४1२, मनु० ८।२४७, याञ्च० १३०२, 
2. फली, छीमी, सेम । सम० - गर्भ: 1. अग्नि का 
विशेरण 2. ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, - धान्यम्‌ 
फलियों में उत्पन्न या दाल आदि, द्विदलीय अन्न । 


! शम्पा [ शम्‌ -पा+-क ] बिजली । 


१००४ ) 


शस्ब्‌ । (म्वा० पर० शम्बति) जाना, हिलना-जुलना । 
9 (चुरा० पर० शम्बयति) संचय करना, ढेर 
लगाना । 

शम्ब (व) [ शम्ब्‌ +अच्‌ ] 1. प्रसन्त, भाग्यशाली 
2. बेचारा, अभागा,-- बः 1. इन्द्र का वज्र 2. मूसली 
का लोहे का बना सिर 3. लोहे की जुञ्जीर जो कमर 
के चारों ओर पहनी जाय 4. नियमित रूप से हल 
चलाना 5. जूते हुए खेत में हल चलाना (शंबाकृ 
दोबारा हल चलाना) । 

शम्बरः [ शम्ब +अरच्‌ ] 1. एक राक्षस का नाम जिसे 
प्रद्युम्न ने मार गिराया था 2. पहाड़ 3. एक प्रकार 
का हरिण 4. एक प्रकार की मछली 5. युद्ध,--रम्‌ 
1. जल 2. बादल 3. दौलत 4. संस्कार या कोई 
धामिक अनुष्ठान । सम०-अरिः, सूदनः प्रद्युम्न या 
कामदेव के विशेषण, असुरः शंबर नामक राक्षस । 


शम्बरी | शम्बर+-डीष्‌ ] 1. माया, जादू 2. स्त्री जादू- 
गरनी । 

शम्बल:,--लूम्‌ | शाम्ब्‌त-कलच्‌ ] 1. तट, किनारा 
2. पाथेय, मार्गव्यय, राहखूर्च 3. स्पर्धा, ईर्ष्या । 

शम्बरसी | शम्बल 4-ङीष्‌ ] कुटनी । 

वाम्थुः, :, शम्बुक्कः [ शम्ब्‌+- उण्‌, 
कोच घोंघा । 

शम्बकः [ शम्ब्‌ {-ऊकः ] 1. द्विकोषीय घोंधा 2. शंख 
3. घोघा 4. हाथी कौ सूंड की नोक 5. एक शूद्र (इसे 
राम मैं उसकी जाति के लिए बजित साधना का अभ्यास 
करने के कारण मार डाला था, दे० उत्तर० २, तथा 
रघु० १५। 

शम्भः [ शम्‌ ]-भ | 1. प्रसन्न मनुष्य 2. इन्द्र का वज । 

शम्भली [ शम्भल--डीष्‌ ] दती, कुटनी । 

झम्भु (वि०) [शम्‌-+भू+डु] आनन्द देने वाला, 
समृद्धि प्रदान करने वाला--भुः 1. शिव 2. ब्रह्मा 
3. ऋषि, श्रद्धेय पुरुष 4. एक प्रकार का सिद्ध । 
सम० - तनयः - नन्दनः,-- सुतः कातिकेय या गणेश 
के विशेषण, प्रिया 1. दुर्गा 2. आमल की,-वल्लभम्‌ 
श्वेत कमल । 

शम्या [ शम्‌+-यत्‌ +-टाप्‌ ] 1. लकड़ी की छड़ी या थूणी 
2. डंडा 3. जूए की कील, सिलम ४. एक प्रकार की 
झाँझ 5. यज्ञीय पात्र । 

शय (वि०) (स्त्रीया, यी) [शी+-अव्‌ ] लेटने 
वाला, सोने वाला, (प्रायः समास के अन्त मॅ) 
-रात्रिजायरपरो दिवाशयः-रघु० १९।३४, इसी प्रकार 
उत्तानशय, पार्श्वशय, वृक्षेशय, विलेशय आदि, यः 
1. नींद 2. विस्तरा, शय्या 3. हाथ 4. साँप विशेषतः 
अजगर 5. दुर्वचन, कोसना, अभिशाप । 

शयण्ड (वि०) [ शी --अण्डन्‌ ] निद्रालु, सोने वाला । 


शम्बु+-कन्‌ | 


शयथ (वि०) [ शी--अथच्‌ ] निद्रालु, सोया हुआ,--थः 
1. मृत्यु 2. एक प्रकार का साँप, अजगर 3. मछली । 
शयनम्‌ | शी-ल्युट्‌ ] 1. सोना, निद्रा, लेटना 2. बिस्तरा, 
शय्या --शयनस्थो न भुञ्जीत - मनु० ४।७४, रघु० 
रधु ० १।९५ विक्रम० ३1१० 3. मैथुन, संभोग । सम० 
--अ (आ) गारः, रम्‌,-गृहम्‌ शयनकक्ष, सोने ` 
का कमरा,-- एकादशी आषाढ़ शुक्ला एकादशी (इस 
दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास तक विश्राम के लिए 
लेट जाते हेँ),-सखो एक शय्या पर साथ सोने वाली 
सहेली - स्थानम्‌ सोने का कमरा, शयनकक्ष । 
शयनीयम्‌ [ शी --अनीयर्‌ | विस्तरा, शय्या, परिशून्यं 
शयनीयमद्य मे - रघु० ८।६६ काम्तासखस्य शयनीय 
शिलातलं ते--उत्तर० ३1२१ (इसी अर्थ में शयनीय- 
कम्‌) ! 
शयानकः [ शी+-शानच्‌-{-कन्‌ ] 1. गिरगिट 2. एक 
साँप, अजगर । 
शयालु (वि०) [ शी--आलुच्‌ ] निद्रालु, तन््रालू, 
आलसी शि० २।८०,- लुः 1. एक प्रकार का 
साँप, अजगर 2. कुत्ता 3. गीदड़ । 
शयित (भू० क० कु०) [ शी कतंरि क्त ] 1. सोने वाला, 
विश्रान्त, सुप्त 2. लेटा हुआ । 
शयुः [ शी--उ | बड़ा साँप, अजगर । 
झय्या [ शी आधारे क्यपू+-टाप्‌ ] 1. बिस्तरा, बिछौना 
-- शय्या भूमितछम्‌--शान्ति० ४९, मही रम्या 
शय्या भर्तु० ३३७९, रघु० ५1६६ 2. बाँधना, नत्थी 
करना । सम० अध्यक्षः, पालः राजा के शयन- 
कक्ष का अधीक्षक, -- उत्सङ्गः पलंग का एक पाइवं, 
लागत (वि०) 1. पलंग पर लेटा हुआ 2. रोगी, 
- गुहम्‌ शयन-कक्ष, रघु० १६।४। 
शरः [ शु+-अच्‌ ] 1. बाण, तीर--क्व च निशितनिपाता 
वज्रसाराः शरास्ते श० १११० 2. एक प्रकार का 
सफेद सरकंडा या घास --शरकाण्डपाण्ड्गण्डस्थला 
~~मालवि० ३।८, मुखेन सीता शरपाण्डुरेण रघु» 
१४।२६, शि० ११।३० 3. कुछ जमे हुए दूध की 
मलाई, मलाई 4. चोट, क्षति, घाव 5. . पांच की 
संख्या, रम्‌ पानी। सम० अग्रघः बढ़िया तीर, 
- अभ्यास: तीरंदाजी,-- असनम्‌,--आस्यम्‌ धनुष, 
कमान -- रघु० ३।५२, कु० ३।६४, आक्षेपः तीरों 
की वर्षा, आरोप, आवापः घनुष,-आश्वयः त रकस, 
-आहत (वि०)जिसके तीर लगा हो,-_ ईषिका बाण, 
इष्टः आम का वृक्ष, ओघः बाणों का समूह, 
` बाणवर्षा- काण्डः 1. नरकुल की डंडी 2. बाण की 
लकड़ी, - घातः बाण से लक्ष्यवेध करना, तीरंदाजी, 
` जम्‌ ताजा मक्लन,--जन्मन्‌ (पुं) कार्तिकेय का 
विशेषण-रघु० ३।२८,-जालम्‌ वाणों का समूह या ढेर 


१००५ ) 


षिः तरकस, -. पातः बाण का छोड़नां,--* स्थानंस्‌ 
बाण का निशाना,--पुङ्खः पुद्धा बाण का पंखदार 
किनारा,-- फलम्‌ बाण का फल--अङ्कः एक ऋषि 
जिसके दर्शत राम ने दण्डकारण्य में किये थे - रघु० 
१३॥४५,---भूः कातिकेय,--मल्लः धनुघंर, तीरंदाज, 
~-वनम्‌ (वणम्‌) नरकुलों का झुरमुट - मेघ० ४५, 
उद्भवः, भव: कातिकेय के विशषण,--वर्धः बाणों 
की वर्षा या बीछार, -वाणिः 1. बाण का सिरा 
2. धनुधं र 3. वाणनिर्माता 4. पदाति,-वृष्टिः (स्त्री०) 
बाणों की बौछार --ब्रातः बाणों का समूह,--संधानम्‌ 
बाण का निशाना लगाना--शरसंघानं नाटयति-श० १, 
संबाध (वि०) बाणों से ढका हुंआ,-- स्तम्बः 
नरकुलों का गुच्छा । 

शरः [शु +-अटन्‌| 1. गिरगिट 2. कुसुम्भ । 

शरणम्‌ [शु य-ल्युट्‌] 1. प्ररक्षा, सहायता, साहाय्य, प्रति- 
रक्षा-रघु० १४॥६४, विक्रम० १1३, उत्तर० ४२३ 
2. आसरा आश्रयस्थान--कु० ३।८, पंच० २।२३ 
3. ओट, सहारा, पिश्रामस्थल (व्यक्तियों के लिए 
भी प्रयुक्त) -सुरासुरस्य जगतः शरणम्‌-कि० १८।२२, 
संतप्तानां त्वमसि शरणम्‌ - मेघ० ७, शरणं गम्‌ -ई 
~था शरण में जाना, आश्रय लेना, सहारा लेना 
--यामि हे कमिह शरणम्‌--गीत० ७ 4. देवालय, 
शौचागार, कक्ष--अग्निशरणमार्गमादेशय-श० ५ 
5. आवास, घर, निवासस्थल -मुद्रा० ३३१५, भट्टि० 
६।९ 6. भट, बिल, माँद 7. क्षति, हृत्या । सम० 
-आधिन्‌ (वि०।) --एषिन्‌ (वि०) शरण या रक्षा 
दूंढने वाला,-भतृ ° २।७६,--आगत, --आपन्न (वि०) 
प्ररक्षाया शरण में गया हुआ, आश्रय लेने वाला, 
आश्रयार्थी,--उन्मृख (वि०) शरण या प्ररक्षा खोजने 
वाला--रघु० ६।२१। 

शरण्डः [श्‌+- अंडच्‌] 1. पक्षी 2. गिरगिट 3. ठग, धूतं 
4. लम्पट, स्वेच्छाचारी 5. एक प्रकार का आभूषण । 

शरभ्य (वि०) [शरणे साधु: यत्‌] 1. रक्षा करने के योग्य, 
शरण देने वाला, प्ररक्षक, आश्रय -असौ शरण्यः 
शरणोन्मुखानाम्‌-रघु० ६।२१, शरण्यो. लोकानाम्‌ 
~~ महावी० ४।१, रघु० २1३०, १४६४, १५।२, कुठ 
५।७६ 2. जिसे रक्षा की आवश्यकता हँ, दीन, दयनीय, 
“ण्य: शिव का विशेषण, -ष्यम्‌ 1. आश्रयस्थल, 
शरणगृह 2. प्ररक्षक, जो शरणागत की रक्षा करता 
हे 3. प्ररक्षा, प्रतिरक्षा 4. क्षति, चोट । 

शरण्युः [श.--अन्यु| 1. प्ररक्षक 2. बादल 3. हवा । 

शरद्‌ (स्त्री०) [शु--अदि] 1. पतझड़, शरदृतु (आश्विन 
तथा कार्तिक मास में होने वाली ऋतु),--यात्राये 
चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरद्‌ -रघु० ४२४ 
2. वषं,--त्वं जीव शरदः शतम्‌ -रघु० १०1१, उत्तर० 


१।१५, मालवि० १।१५। सम०--अन्तः शरद्‌ का 
अन्त, सर्दी का मोसम,--अम्बुधरः शरदृतु का बादल, 
“उदाशयः शरत्कालीन सरोवर, - कामिन्‌ (पुं०) 
कुत्ता, कालः शरत्‌ काल, पतझड का मौसम, - घनः, 
-मेधः शरदृतु का बादल, ` चन्द्रः ( शरच्चन्द्रः ) 
शरत्कालीन चन्द्रमा, त्रियामा शरत्कालीन रात्रि, 
--षष्धः,--्यम्‌ श्वेत कमल, पवंन्‌ (नपुं०) को, 
जागर नाम का उत्सव, - मुखम्‌ शरदृतु का आरम्भ । 

शरदा [शरद्‌ +-टाप्‌] 1. पतझड 2. वर्ष । 

शरदिज (वि०) [शरदि जायते-जन्‌+-ड, सप्तम्या अलुक्‌] 
पतझड़ या शरदृतु से सम्बन्ध रखने वाला । 

शरभः [शु+अभच्‌। 1. हाथी का बच्चा 2. आख्यायि- 
काओं में वणित आठ पर का जन्तु जो सिंह से 
बलवान्‌ होता हे - शरभकुलमजिहं प्रोद्धरत्यम्बुकूपात्‌ 
--ऋतु० १।२३, अष्टपादः शरभः सिंहघाती महा० 
3. ऊंट 4. टिड्डा 5. टिडडी । 

झरयुः (यूः) (स्त्री०) [शु+अयुः, पक्षे ऊङ्‌] एक नदी, 
सरयू, दे० सरयु (यू) । 

शरल (वि०) [शू अलचू] दे० 'सरल' । 

दारखकम्‌ [शरल-{-कत्‌] पानी । 

शरब्यम्‌ [शरवे शरशिक्षाये हितं--शरु--यत्‌](तीर मारने 
का) निशाना, लक्ष्य (आलं० से भी)-ती शरव्यमक- 
रोत्स नेतरान्‌ रघु० ११।२७, कृताः शरव्यं हरिणा 
तवासुरा:--श० ६।२९, रघु० ७४५, शि० ७२४, 
व्यसनशतशरव्यतां गता: -का० । 

झराटिः, ` तिः [शर--अट्‌ (अत्‌) +-इन्‌] एक प्रकार का 
पक्षी । 

शराद (वि०) [शु+-आरं] अहितकर, अनिष्टकर, क्षति 
कारक । 

शरावः,--वम्‌ [शरं दध्यादिसारभवति - भव्‌{-अण्‌] 
1. कम गहरा बर्तन, थाली, मिट्टी का तौला, कसोरा, 
तस्तरी --मोदकशरावं गृहीत्वा--विक्रम० ३, मनु० 
६।६५ 2. ढकना, ढक्कन 3. दो कुडव के बराबर 
नाप । 

शरावती [शर--मतुप्‌+-डीप्‌, दीर्घं वकारश्च] वह नगर 
जिसका शासक रामने लव को बनाया था रघु» 
१५।९७ । 

शरिमन्‌ (पुं) [शृणाति यौवनम्‌ शृ--इमन्‌] पैदा 
करना, अन्म देना । 

शरीरम्‌ [श+-ईरन्‌] (जड चेतन पदार्थो की) काया, देह, 
--शरीरमाद्यं खलु घर्मसाघनम्‌ --कु० ५।३३ 2. संघ- 
टक तत्व--काव्या० १1१० 3. देहिक शक्ति 4. मृत 
शरीर, शेव । सम०--अन्तरम्‌ 1. शरीर का आन्त- 
रिक भाग 2. दूसरा शरीर,--आवरणम्‌ 1. खाल, 
चमड़ी, कतुं (पुं०) पिता,--कर्षणम्‌ शरीर की 


( १००६ ) 


कृशता,--जः 1. रोग 2. काम, प्रणयोन्माद 3. | 

देव 4. पुत्र, सन्तान--कि० ४॥३१,--तुल्य (वि० ) 

समान अर्थात्‌ उतना प्रिय जितना अपना शरीर,-दष्ड: 

1. शारीरिक दंड 2. कार्य-साधना (जैसा की तपस्या 

मे),-धृक (वि०) शरीरघारी, - पतनम्‌, - पातः 

मृत्यु, मोत,--पाकः (शरीर की) कृशता, बद्ध 

(वि०) शरीर से युक्त, शरीरधारी, शरीरी -कु० 
५।३०,- बन्धः 1. शारीरिक ढांचा रघु० १६२३ 
2. शरीर से युक्त होना अर्थात्‌ शरीरघारौ प्राणी का 
जन्म--रघु० १३।५८,-बन्धकः सशरीर प्रतिभू,-भाज्‌ 
(बि०) शरीरधारी, शरीरी (पुं०) ज्यू , शरीरघारी 
प्राणी,--भेदः (आत्मा से) शरीर का वियोग, मृत्यु, 
यष्टिः (स्त्री) पतला शरीर, सुकुमार, दुबला- 
पतला, -यात्रा आजीविका, विमोक्षणम्‌ आत्मा का 
शरीर से छुटकारा, मुक्ति, वृत्तिः (स्त्रीश) शरीर 
का पालनपोषण -रघु० २४५,--वैकल्यम्‌ शारीरिक 
रोग, बीमारी, व्याधि,--शुश्रूषा व्यक्तिगत सेवा, 
संस्कारः 1. व्यक्ति की सजावट 2. नाना प्रकार 
के शुद्विसंस्कारों के अनुष्ठान द्वारा शरीर को निर्मल 
करना,-संपत्तिः (स्त्री) शरीर की समृद्धि, (अच्छा) 
स्वास्थ्य, -पादः शरीर की दुर्बलता, कृशता-रघु० 
३।२,--स्थितिः (स्त्री) 1. शरीर का पालन-पोषण 
-रषु० ५९ 2. भोजन करना, खाना (का० में बहुघा 
प्रयुक्त) । 

शरोरकम्‌ [शरीर+कन्‌] 1. देह 2. छोटा शरीर,-कः 
आत्मा । 

शरोरिन्‌ (वि०) (स्त्री»-कै) [शरीर--इनि] शरीर- 
घारी, शरीरयुक्त, शरीरी--करुणस्य मूतिरथवा 
शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी --उत्तर० 
३४, माळवि० १।१० 2. जीवित (पुं०) 1. कोई भी 
शरीरघारी वस्तु (चाहे जड़ हो चाहे चेतन) शरी- 
रिणां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव-कु० 
१।२३, रघु० ८।४३ 2. सजीव प्राणी 3. मनुष्य 
आत्मा (शरीर से युक्त)--रघु० ८।८९, भग० 
२।१८। 

शर्करजा [शु +करन्‌+-जन्‌+-ड+-टाप्‌] कंदयुक्त चीनी, 
मिश्री । 

शकरा [शू-+करन्‌ +ठाप्‌] 1. कंदयुक्त चीनी 2. कंकड़ी, 
रोड़ी, बजरी - मृच्छ० ५ 3. ककरीला रूप 4. बालू 
से युक्त भूमि, रेत 5. टुकड़ा, खण्ड 6. ठींकरा, 
7. कोई भी कड़ा कण जसा कि 'जलशकंरा', पानी 
का कण अर्थात्‌ ओला 8. पथरी का रोग । सम० 
---उदकभ्‌ खांडमिश्रित जल, चीनी डाल कर मीठा 
किया हुआ पानी, - सप्तमी वंशाख शुक्ला सप्तमी के 
दिन मनाया जाने वाला अनुष्ठान । 


शर्केरिक (वि०) (स्त्री०-की) शर्करिल (वि०) [शर्करा 
ठक, इलच्‌ वा] कंकरीला, बजरीदारे, किरकिरा । 

शर्करी (स्त्री०) 1. नदी 2. करधनी, मेखला । 

शर्षः | शुष्‌ {घञ्‌ ] 1. अपानवायु का त्याग, अफारा 
(इस अर्थ में नपु० भी होता है) 2. दल, समूह 
3. सामर्थ्यं, शक्ति । 

शर्बेजह (वि०) [ शघं +-हा+-खश्‌, मुम्‌ ] अफारा उत्पन्न 
करने वाला,--हः उड़द या माष की दाल । 

शर्घनम्‌ [ शुष्‌ +-ल्युट्‌ | अपानवायु को छोडने की क्रिया । 

शब (म्वा० पर० शर्बति) 1. जाना, हिलना एलना 
2. क्षतिग्रस्त करना, मार डालना। 

शर्मन्‌ (पुं०) | शृ--मनिन्‌ ] ब्राह्मण के नाम के आगे 
जोडी जाने वाली उपाधि यथा विष्णुशमंन्‌, तु० 
वमंन्‌, दास, गुप्त (नपुं०) 1. प्रसन्नता, आनन्द, खुशी 
--त्यजन्त्यसूञ्शमं च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकम- 
याचितं ब्रतम्‌--ने० , १५०, रघु० १।६९, भर्तृ० 
३।९७ 2. आशीर्वाद 3. घर, आधार (इस अर्थ में 
बहुधा वेदिक) । सम० - इ (वि०) आनन्ददायक 
(-द:) विष्णु का विशेषण । 

शर्मरः [ शर्मन्‌ +-रा4-क ] एक प्रकार का परिधान, 
वस्त्र । 

शर्या [ शृ+-यत्‌+-टाप्‌ ] 1. रात्रि 2. अंगुली । 

शर्व (म्वा० पर० शर्वति) 1. जाना 2. चोट पहुँचाना, 

पहुँचाना, मार डालना । 

शर्वः [ शु+-व | 1. शिव--रघु० ११९३, कु० ६।१४ 

2. विष्णु । 


श्वरः [शु -]-ष्वरच्‌ ] कामदेव,- रम्‌ अन्धकार । 

शर्वरी [ शु+-वनिपू, डीप्‌, वनोर च ] 1. रात-- शशिनं 
पुनरेति शर्वरी - रघु० ८५३, ३।२, ११९३, शि० 
११।५ 2. हल्दी 3. स्त्री । सम०--ईदाः चन्द्रमा । 

शर्वाणी [ शर्वं+-डीष्‌, आनुक्‌ ] शिव की पत्नी पार्वती । 

झर्शेरीक (वि०) [ शु +-ईकन्‌, द्वित्वादि ] उपद्रवी, कूर, 
"कः धूते, पाजी, दुर्जन । 

शल्‌ | (भ्वा० आ० शलते) 1. हिलाना, हरकत देना, 
क्षुब्ध करना 2. काँपना । 
गा (म्वा० पर० शलति) 1. जाना 2. तेज़ दौड़ना । 
गो (चुरा० आ० शालयते) प्रशंसा करना । 

शलः [ शल्‌--अच्‌ ] 1. साँग, बर्छी 2. मेख 3. भृंगी नाम 
का शिव का एक गण 4. ब्रह्मा, - रूस्‌ साही का कांटा 
(कुछ के अनुसार पुं० भी) । 

शलूक: | शल+-कन्‌ ] मक्कड़, मकडा । 

शरड्भः | शू | अङ्गच्‌ ] राजा, प्रभु । 

शलभः [ शल्‌+-अभच्‌ ] 1. टिट्ठा, टिह्वी--श० १।३२ 
2. पतंगा-- कोरव्यवंशदावेऽस्मिन्‌ क एष शलभायते 
~ वेणी० १।१९, शि० २११७, कु० ४।४०} 


( १००७ ) 


शललम्‌ [ शल--अलच्‌ ] साही का कांटां, 
का काटां 2. छोटी साही । 


शलाका [ शल्‌+-आकः, टापू ] 1. SE छड़ी, दी 2 
डण्डा, कील, टुकड़ा, पतला सीखचा = 
शलाका-- मा० १ 2. पेन्सिल (आँख में सुर्मा आंजने 
की) सलाई-अज्ञानान्धस्य छोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ शिक्षा० ५८, 
कु० १।४७, रघु० ७।८ 3. बाण 4. साँग, नेजा 
5. एक नोकदार शल्योपकरण (घाव की गहराई 
नापने के लिए) 6. छतरी की तीली 7. (हाथ पर 
की अंगुलियों की जड़ की) हट्टी-याज्ञ० ३।८५ 
8. अंकुर, फुनगी, कोंपल--कु० १।२४ 9. रंग भरने 
की कूची 10. दाँत साफ करने की कची, दाँत-कुरेदनी 
11. साही 12. हाथी दाँत या हड्डी का बना जूआ 
खेलने का आयताकार (पासा) टुकड़ा । सम ०--धूर्तः 
(झलाकाधूर्तः) उचक्का, ठग, - परि (अव्य०) जूए 
में मनहूस पासा पड़ना, तु० परि, अक्षपरि । 

शरूाटु (वि०) [ शल्‌‡-आदु ] अनपका, - दुः कन्द- 
विशेष । 

शलाभोलिः (पुं०) ऊंट । 

शल्कम्‌, शल्कलम्‌ [ शल्‌ -कन्‌, कलच्‌ वा ] 1. मछली 
का वल्कल या छिलका - मनु० ५1१५, याज्ञ० १। 
१७८ 2. वल्कल, छाल (वृक्षों कौ) 3. भाग, 
अंश, खण्ड । 

ह स (पुं) [ शल्कल (शल्क) +-इनि ] 
मछली । 


ली 1. साही 


झल्भ्‌ (म्वा० आ० शल्भते) प्रशंसा करना । 

शल्मलि;,--लो (स्त्री) | शल +-मलच्‌ --इन्‌ पक्षे डीप्‌] 
रेशमी रूई का वृक्ष, सेमल । 

झल्यम्‌ [ शल्‌-यत्‌ | 1. बर्छी, नेजा, सांग 2. बाण, तीर, 
शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः--- रघु ० ९1७८, शल्य- 
प्रोतम्‌ ९।७५, श० ६।९ 3. काँटा, खपची 4. मेख, 
खूंटी, थूणी (उपर्युक्त चारों अर्थों मॅ पुं० भी होता 
हैं) 5. शरीर में घुसा हुआ कोई पीड़ा कारक काँटा 
आदि - -अलातशल्यम्‌--उत्तर० ३1३५ 6. (अलं०) 
हृदयविदारक शोक या किसी तीक्ष्ण पीड़ा का कारण 
~ उदृधृतविषादशल्यः कथयिष्यामि -शं० ७ 7. हड्डी 
8. कठिनाई, कष्ट 9, पाप, जुर्म 10. विष, ल्यः 
1. साही, झाऊ चूहा 2. काँटेदार झाडी 3. (आयु० 
मे) शल्यचिकित्सा में खपचियों का उखेड़ना 4. बाड़, 
सीमा 5. एक प्रकार की मछली 6. मद्रदेश का राजा, 
पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री का भाई, नकुल और 
सहदेव का मामा (महाभारत के युद्ध में उसने पांडवों 
की ओर से लड़ने का विचार किया परन्तु दुर्योधन 
ने चालाकी से उस पर प्रभाव डाल कर उसे अपनी 


ओर कर लिया, अन्ततः वह कौरवों की ओर से 
लड़ा । कर्ण के सेनापति बनने पर वह उसका सारथि 
बना, और कर्ण की मत्यु हो जाने पर उसे कौरव 
सेना का सेनापतित्व मिला । . एक दिन तक उसने 
सेनापतित्व का भार संभाला, परन्तु दूसरे दिन युधि- 
ष्टिर ने उसे मौत के घाट उतार दिया) । सम० 
--अरिः युधिष्ठिर का विशेषण, -- आहरणम्‌, उद- 
रणम्‌, उद्धारः, किया,- शास्त्रम्‌' कांटा या फांस 
आदि निकालना, शल्यशास्त्र का वह भाग जो शरीर 
से असंगत सामग्री को उखाड़ फेंकने से संबंध रखता 
हे,-कष्ठः झाऊ चूहा,-- लोमन्‌ (नपुं०} साही का 
काँटा, - हतूँ (पुं०) निरेया, निराने वाला । 

शल्यकः [ शल्य+कन्‌ ] 1. साँग, नेजा, सलाख 2. खपची, 
फांस, कांटा 3. झाऊ चूहा, साही । 

शल्लः [ शल्ल्‌ -अच्‌ ] मेढक,--रुलम्‌ बक्कल, छाल । 

शल्लकः [ शल्ल+-कन्‌ ] बृक्ष, शोण वृक्ष,--क॒म्‌ बक्कल, 
छाल । 

झल्लकी [ शल्लक+-डीष्‌ ] 1. साही 2. एक वृक्ष विशेष 
जो हाथियों को बहुत प्रिय है--तु० उत्तर० २।२१, 
३।६, मा० ९।६, विक्रम० ४।२३। सम० --द्रबः 
घूप, लोबान । 

शल्वः [ शलू+-वन्‌ ] एक देश का नाम, दे० 'शाल्व' । 

शब्‌ (म्वा० पर० शवति) 1. जाना, पहुंचना 2. बदलना, 
परिवर्तन करना, रूपान्तर करना । 

शवः, यम्‌ [ शव्‌+-अच्‌ ] लाश, मुर्दा शरीर --मनु० 
१०।५५, यम्‌ जल, ` आच्छादनम्‌ मृतक शरीर 
का आवरण, दफन,--आश (वि०) मुर्दा खाकर 
जीने वाला-भट्टि० १२1७५,--काम्यः कुत्ता - यातम्‌, 
--रथः मुर्दा ढोने की गाडी, अरथी, एक प्रकार की 
पालकी जिसमें मृतक शरीर रख कर श्मशान भूमि में 
ले जाते हुँ । 

झवर, .दावल दे० शबर शबल । 

शवसान: [ शव--असानच्‌ ] 1. यात्री 2. मार्ग, सड़क, 
- नभ्‌ क्रबरिस्तान, शवाधिस्थान । 

शशः [ शश्‌+अच्‌ ] 1. खरगोश, खरहा-मनु० ३।२७०, 
५।१८ 2. चन्द्रमा का कलंक (जो खरगोश की 
आकृति का समझा जाता है) 3. कामशास्त्र में वणित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक भेद । ऐसे मनुष्य के 
लक्षण ये हैं मृदुवचनसुशीलः कोमलांगः सुकेशः, 
सकलगुणनिधानं सत्यवादी शशोश्यम्‌-शब्द०, देऽ रति० 
३५ भी 4. लोघ्र वृक्ष 5. बोल नामक खुशबूदार गोंद । 
सम०--अङ्कूः 1. चाँद 2. कपूर--अर्घमुख (वि०) 
अर्घचन्द्राकार सिर वाला (बाण आदिं) -- "मूर्तिः 
चन्द्रमा का विशेषण 'लेखा चाँद की कला, चन्द्रकला, 
-अबः 1. बाज, श्येन 2. पुरंजय के पिता इक्ष्वाकु का एक 


( १००८ ) 


अदनः बाज, श्येन,-- ऊर्णम्‌, --लोमम्‌ | 


धरः 1. चन्द्रमा-प्रसरति 


पुत्र, 
के बाल, खरहे की त्वचा, 


शशधरविबे गीत० ७ 2. कपूर “मौलिः शिव का 
विशेषण, छुप्तकम्‌ नखक्षत, नाखून का घाव, - भृत्‌ 


(पुं ) चाँद “भृत्‌ (पृं) शिव का विशेषण,-लक्ष्मण: 
चाँद का विशेषण,--लाञ्छनः 1. चन्द्रमा--कु० ७६, 
2. कपूर-वि(वि) बुः 1. चाँद 2. विष्णु का विशेषण 
--“विषाणम्‌ -श्यृंगम खरगोस का सौग (असंभव 
बात का संकेत करने के लिए प्रयुक्त, नितान्त (असं- 
भावना) कदाचिदपि पर्यटन्‌ शशविषाणमासादयेत्‌ 
--भर्तूँश २।५, शशग्डङ्गघनुर्घरः- दे० “खपुष्प, 
_- स्थली गंगा यमुना के बीच की भूमि, दोआबा । 


S 


शशकः [शश--कन्‌] 1. खरगोश, खरहा 2. शश (३) । 

शशिन्‌ (पुं) [शञ्चोऽस्त्यस्य इनि] 1. चाँद - शशिनं 
पुनरेति शवंरी -- रघु० ८।५६, ६१८५, ` मेधऽ ४१ 
2. कपुर । सम०--ईंशः शिव का विशेषण, --कला 
चन्द्रमा की एक लेखा--मुद्रा ० १।१,-- कान्तः चन्द्र- 
कांतमणि (-तम्‌) कमल,--कोटिः चन्त्र्चुङ्ग, -प्रहः 
चन्द्रमा का ग्रहण, - जः बुध का विशेषण (चन्द्रमा 
का पुत्र),--प्रभ (वि०) चन्द्रमा की कांति वाला, 
चाँद जसा उज्ज्वल और श्वेत--रधु० ३1१६, 
(-भम्‌) कुमुदिनी,-प्रभा चांद का प्रकाश,--भषणः, 
भृत्‌ , (पुं०)- मोलिः, - शेखरः शिव के विशेषण, 
= लेखा चन्द्रमा की कला | 

शबवत्‌ (अव्य०) [शश +वत्‌, वा] 1. लगातार, अनादि 
काल से, सदा के लिए 2. सतत, बार-बार, सदैव, 
वहुश:, पुनः पुनः-रघु० २1४५, ४७०, मेघ? ५५ 3. 
समास में प्रयुक्त होने पर 'शइवत्‌' का अर्थ है 
काक नित्य' यथा शब्वच्छान्ति अर्थात्‌ नित्य 
शान्ति । 


शष्कु (स्कु) ली [शष्‌ (स्‌) --कुलच्‌ नडीषू] कान का 
विवर, श्रवण-मार्ग - अवलम्बितकणंशष्कुळीकलसीक 
रचयन्नवोचत नै० २।८, याज्ञ ३९६ 2. एक 
प्रकार की पकी हुई रोटी, याज्ञ १।१७३ 3. चावल 
की कांजी 1. कान का एक रोग । 

झष्पः (स्पा) [शष्‌ +-पक्‌] प्रतिभाक्षय, ओसान का अभाव, 
_7 ष्पम्‌ नया घास उत्तर० ४।२७, रघु० २।२६। 

शस्‌ 1 (म्वा० पर० झसति) काटना, मारडालना, नष्ट 
करना, बि--काट डालना, मार डालना ---उत्तर० ४ । 
1: (अदा० पर० शस्ति) सोना, तु० 'शंस्‌' से भी । 

शसनम्‌ [शस्‌+ल्युट्‌] 1. घायल करना, मार डालना 2. 
बलि, मेघ, (यज्ञ में पशु का) । 

अस्त (भू० क० $०) [शंस्‌ +- क्त] 1. प्रशंसा किया गया, 
स्तुति किया गया 2. शुभ आनन्द प्रद 3. यथार्थ, 
सर्वोत्तम 4. क्षतिग्रस्त, घायल 5. वध किया हुआ, 


स्तम्‌ 1. आनन्द, कल्याण 2. श्रेष्ठता, मांगलिकता 
3. शरीर 4. अंगुलित्राण (इसी अर्थ में 'शस्तकम्‌' 


) 1 

शस्तिः (स्त्री०) [शंस्‌ +-क्तिन्‌ ] प्रशंसा, स्तुति । 

शस्त्रम्‌ [शस्‌--ष्ट्न्‌] 1. हथियार, आयुध - क्षमाशस्त्रं 
करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति-- सुभा०--रघु० 
२1४०, ३1५१, ६२, ५२८ 2. उपकरण, औजार 
3. लोहा 4. इस्पात, 5. स्तोत्र । सम ०--- अभ्यास: 
शस्त्रास्त्र के चलाने का अभ्यास, सैनिक व्यायाम, 
-अयसम्‌ 1. इस्पात 2. लोहा,-अस्त्रस्‌ प्रहार करने 
और फेंक कर मारने वाले- हथियार, आयुध और 
अस्त्र 3. आयुध या शस्त्र,--आजीवः -- उपजोविन्‌ 
(पु०) पेशेवर सिपाही,---उच्चमः (प्रहार करने के 
लिए) शस्त्र उठाना, -- उपकरणम्‌ युद्ध के उपकरण 
या शस्त्रास्त्र, सैनिक सामग्री, - कारः शस्त्रनिर्माता 
--कोषः किसी हथियार का म्यान, आवरण,--प्राहिन्‌ 
(वि०) (युद्ध के लिए) शस्त्रास्त्र धारण करने वाला 
उत्तर० ५।३३,--न्रीविन्‌, वृत्ति (पुं०) शस्त्र प्रयोग 
के द्वारा जीवन यापन करने वाला, व्यावसायिक 
सेनिक,-- देवता 1. आयुधों की अघिष्ठात्री देवता 2. 
देवरूपकृत हथियार, - धरः - शस्त्रभूत्‌,-न्यासः हथि- 
यार डाल देना, इसी प्रकार शस्त्र (परि) त्यागः, 
षाणि (वि०) शस्त्र धारण करने वाला, शास्त्रों 
से सुसज्जित (पु) सशस्त्र योद्धा, - पूत (वि०) 
शस्त्र द्वारा पवित्रीकृत” युद्धक्षेत्र में मारे जाने सै 
मुक्त--अशस्त्रपूत निर्व्याजं (महामांसं)-मा० ५।१३ 
(दे० शब्द की जगद्धरकृत व्याख्या) अहमपि तस्य 
मिध्याप्रतिज्ञावैलक्ष्यसंपादितमशस्त्रपूर्त मरणमुपदिशामि 
वेणी० २,-प्रहारः हथियार से किया गया आघात, 
~ भृत्‌ (पुं०) सैनिक, योद्धा--रघु० २।४०,--मभार्ज: 
हथियार साफ़ करने वाला, इस्त्रनिर्माता, सिकलीगर, 
--विद्या - शास्त्रम्‌ शस्त्र विज्ञान,---संहतिः (स्त्री०) 
1. शस्त्रसंग्रह 2. आयुधागार, संपातः हथियारों का 
अकस्मात्‌ गिरना,' हत (वि०) हथियार से मारा 
गया,-हस्त (वि०) शस्त्रधर (स्तः) शस्त्रधारी 
मनुष्य । 

शस्त्रकम्‌ | शस्त्र +-कन्‌ ] 1. इस्पात 2. लोहा । 

शस्त्रिका | शस्त्रक--टापू, इत्वम्‌ ] चाकू । 

शस्त्रिन्‌ (वि०) [ शस्त्र न. इति ] शस्त्रधारी, हथियारबंद, 
शस्त्रास्त्र से सुसज्जित । 

शस्त्री [ शस्त्र+-डीष्‌ ] चाकू-पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिका 
शस्त्रीसु रज्येत कः-सुभा०, शि० ४४० | 

शस्यम्‌ [ शस्‌+-यत्‌ ] 1. अन्न, धान्य--दुदोह गां स 
यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम्‌--रधु० १।२६ 2. 
किसी वृक्ष या पौधे का फल या उपज- शस्यं क्षेत्र- 


( १००९ ) 


गतं प्राहुः सतुषं घान्यमुच्यते--दे० 'तंडुल' भी 3. 
गुण । सम० -क्षेत्रम्‌ अन्न का खेत,- भक्षक (वि०) 
अन्नहारी, अनाज खाने वाला, - सञ्जरी अनाज की 
बाल,--मालिन्‌ (वि०) जिसका खेत हरा भरा ख़ड़ा 
हो,--शालिन्‌, -संपञ्न (वि०) अन्न या धान्य से 
परिपूर्ण, शुकम्‌ अनाज का सिर्टा,-संपद्‌ (स्त्री०) 
अनाज की बहुतायत, - सम्ब (म्ब) रः शाल का वृक्ष, 
साल का पेड़ । 

झाकः, -कम्‌ [ राक्यते भोक्तुम्‌ -शक्‌+-घञ््‌ ] शाक, 
साग--भाजी, खाद्यपत्ते फल या कन्द जो शाक 
की भांति उपयोग में लाये जायं-दिल्लीइवरो वा 
जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थः, अन्ये- 
नृ पाले: परिदीयमानं शाकाय वा स्याल्लवणाय वा 
स्यात्‌ -जग०,-कः 1. शक्ति, सामर्थ्यं. ऊर्जा 
2. सागौन का वृक्ष 3. शिरीष का वृक्ष 4. एक जाति 
का नाम--दे० शक 5. वर्ष, विशेषतः शालिवाहन 
संवत्सर । सम०-अङ्कम्‌ मिचं,-अम्लम्‌ महादा, 
इमली, -- आरूयः सागौन का वृक्ष, (श्यम्‌) शाकभाजी, 
आहारः शाकभाजी खाने वाला (बनस्पति खाकर 
जीवित रहने वाला),-चुक्रिका इमली,--तरः 
सागौन का वृक्ष,--पणः 1. मुद्रीभर भार के बराबर 
तोल 2. मुटुीभर शाकभाजी,--पाथिवः अपने नाम 
से वर्ष चलाने का शौकीन, दे० मध्यमपदलोपिन्‌, 
--प्रति (अव्य०) थोड़ी सौ वनस्पति,--योग्यः घनिया, 

: सागौन का पेड़, झाकटम्‌, - शाकिनस्‌ साग 
का खेत, रसोई के योग्य सब्जियों का उद्यान । 

शाकट (वि०) (स्त्री०--टी) [ शकट--अण्‌ ] 1. गाड़ी 
सम्बन्धी 2. गाडी में बैठकर जाने वाला,--टः 
1. गाड़ी खींचने वाला बैल 2. क्‍्लेष्मान्तक वृक्ष 
(नपुं) खेत--तु० शाकशाकटम्‌ । 

झाकटायनः | शकटस्यापत्यम्‌--शकट-{-फक्‌ ] भाषा- 
विज्ञान और व्याकरण का पंडित जिसका पाणिनि 
और यास्कने कई बार उल्लेख किया हँ--तु० 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ -निरु« । 

शाकटिक (वि०) (स्त्री) -की) [ शकट--ठक्‌ ] 
1. गाड़ीसम्बन्धी 2. गाड़ी में बैठकर जाने वाला । 

शाकटीनः [ शकट} खञ्ञा ] गाड़ी में समाने योग्य बोझ, 
बीस तुला के समान बोझ की तोल । 

झाकल (वि०) (स्त्री? ली) [शकल--अण्‌ ] टुकड़े 
से सम्बन्ध रखने वाला,--लः ऋग्वेद की एक शाखा, 
इस शाखा के अनुयायी (ब०्व०) । सम० ` प्राति- 
झाख्यम्‌ ऋग्वेद का प्रातिशाख्य, - शाखा ऋग्वेद का 
परम्परागत पाठ जो शाकल शाखा में प्रचलित है । 

शाकल्यः [शकलस्यापत्यम्‌ ` -यञ्ञ्‌ ] एक प्राचीन वैयाकरण 
जिसका उल्लेख पाणिनि ने किया है (कहा जाता है 


१२७ 


कि इसी ने ऋग्वेद के पद-पाठ को व्यवस्थित किया 
था) । 

झाकारी (स्त्री) प्राकृत का एक निम्नतम रूप, शकार 
द्वारा बोली गई बोली जैसा कि मृच्छकटिक में। 

शाकिनम्‌ [शाक +-इनच्‌] खेत जैसा कि 'शाकशाकिन, में । 

झाकिनो [शाकिन्‌+-डप्‌ | 1. साग-भाजी का खेत 2. दुर्गा- 
देवी की सेविका (जो एक पिशाचिनी या परी समझी 
जाती हे) । 

झाकुन (वि०) (स्त्री०-नी) [शकुन अण्‌] 1. पक्षियों 
से सम्बन्ध रखने वाला--मनु० ३।२६८ 2. सगुन 
सम्बन्धी 3. शकुनसम्बन्घी । 

झाकुनिकः [शकुनेन पक्षिवघादिना जीवति ठडा.] बहेलिया, 
चिड़ीमार--मृच्छ ६, मनु० ८।२६०,- कम्‌ शकुनों 
की व्याख्या । 

झाकुनेयः [शकुनि+-ढक्‌] छोटा उल्लू । 

झाकुन्तलः [ शकुन्तला अण्‌ ] भरत का मातृपरक नाम 
(शकुन्तला का पुत्र) - लम्‌ कालिदास का अभिज्ञान 
शाकुन्तल नामक नाटक । 

झाकुलिकः [शकुल+-ठक्‌] मछुआ, मछली मारने बाला । 

झाककरः [शक्‍्कर-1-अण्‌ | बेल । 

शक्ति (वि०) (स्त्री०-क्ती) [शक्ति+-अण्‌] 1. शबित- 
सम्बन्धी 2. दिव्यशक्ति की स्त्री प्रतिमा से सम्बन्ध 
रखने वाला, - बतः शक्तिपुजक (शाक्त लोग प्रायः 
दुर्गा के उपासक होते हैं, दुर्गा ही दिव्यशक्ति की 
स्त्रीमूति हैं, अनुष्ठान पद्धति दो प्रकार की हे, पवित्र 
अर्थात्‌ दक्षिणाचार तथा अपवित्र अर्थात्‌ वामाचार) । 

शाक्तिकः [ शक्ति-ठक्‌ ] 1. शक्ति का पूजक 2. बर्छी- 
घारी, भाला रखने वाला । 

शाक्तीकः [शक्ति+-ईकक्‌] बर्छी रखने वाला, ऋछाघारी। 

शाक्तेयः [शक्ति--ढक्‌] शक्ति का उपासक । 

शाक्यः [ शक्‌ +-घव्म_ तत्र साधुः यत्‌ ] 1. बुद्ध के कुटुम्ब 
का नाम 2. बुद्ध। सम० - भिक्षुकः बौद्धभिक्ष्‌, 
- मुनिः, - सिंहः बुद्ध के विशेषण । 

झाक्री [ शक्र--अणू--डीप्‌ ] 1. इन्द्र की पत्नी शची 
2. दुर्गादेवी । 

शाक्वरः [शक्‍्वर-अण] बैल, तु० 'शाक्कर' । 

शाखा [ शाखति गगनं व्याप्नोति-शाख्‌ +अच्‌ टाप्‌ ] 
1. (वृक्ष आदि की) डाली, शाख--आवज्य शाखाः 
-एरघु० १६।१९ 2. भुजा 3. दल, अनुभाग, गुट 
4. किसी कार्य का भाग या उपभाग 5. सम्प्रदाय, 
शाखा, पन्य 6. परम्परा प्राप्त वेद का पाठ, किसी 
सम्प्रदाय द्वारा मान्यताप्राप्त परम्परागत पाठ यथा 
शाकल शाखा, आश्वलायन शाखा, बाष्कळ शाखा 
आदि। सम» - चन्द्रन्यायः दे० न्याय' के अन्तगेत, 
~ नगरम्‌, -षुरम्‌ नगराञ्चल, नगर परिसर, -- पित्तः 


( १०१० ) 


शरीर के हाथ, कन्धा आदि छोरों म सूजन,--भृत्‌ 
(पुं०) वृक्ष, - भेदः (वेद की) शाखाओं का अन्तर, 
“:मृग: 1. बन्दर, लंगूर 2. गिलहरी, -- रण्डः अपनी 
शाखा के प्रति द्रोह करने वाला, वह ब्राह्मण जिसने 
अपनी वैदिक शाखा को बदल दिया है,--रथ्या गली, 
वीथिका । 

शाखालः [शाखा--ला+क] एक प्रकार का बेत, वानीर । 

झाखिन्‌ (वि०) [शाखा+-इनि] 1. शाखाधारी आलं० से 
भौ) 2. शाखाओं से युक्त, शाखामय 3. (वेद के) 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध रखने वाला-(पुं०) 
1. वृक्ष श० १।१५ 2. वेद 3. वेद की किसी भी 
शाखा का अनुयायी । 

शाखोटः, शाखोटकः [शाख्‌ +-ओटन्‌, शाखोट+-कन्‌। एक 
वृक्ष, पेड--कस्त्व भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि 
शाखोटकम्‌-_काव्य० १० । 

शाङ्करः [शङ्कर ‡-अण्‌] बैल । 

शाडूरिः [शद्भूर--इज्य_] 1 कार्तिकेय 2. गणेश 3. अग्नि । 

शाड्िकः [शङ्ख --ठक्‌] 1. शङ्कार, शङ्क को काट कर 
उसकी चीजें बनाने वाला 2. एक वणंसडूर जाति 
3. शङ्क बजाने वाला--शि० १५।७२ । 

शाटः, शादी [ शट्‌+-घञ्ग्‌, शाट--डीष्‌ ] 1. वस्त्र, 
कपडा 2. अधोवस्त्र, साडी । 

झाटकः,-कम्‌ [ शाट--कन्‌ ] 1. वस्त्र, कपड़ा, अधोवस्त्र, 
साडी --पंच० ११४४ । 

शाठ्यम्‌ [ शठ+-ष्यञ् | बेईमानी, छल, कपट, चालाकी, 
जालसाजी, दुष्कर्म --आजन्मनः शाठधमशिक्षितो यः 
~-श° ५।२५, मुद्रा० १।१। 

शाण (वि०) (स्त्री०--णो) { शणेन निर्वृत्तम्‌--अण्‌ ] 
सन का बना हुआ, पटसन का बना हुआ,-णः 
1. कसौटी--भामि० १।७३, भतुँ० २४४, 2. सान 
रखने वाला पत्थर 3. आरा 4. चार माझे की तोल, 
~ णम्‌ 1. मोटा कपड़ा, बोरे या थेले आदि बनाने 
का कपड़ा 2. सन का बना वस्त्र--मनु० २।४१ 
१०।८७ । सम०-आजीवः इास्त्रनिर्माता, सिकलोगर । 


शाणिः [ शण्‌ +-इण्‌ ] एक पौघा जिसके रेशों से वस्त्र 
बनता हे, पटुआ । 

शाणित (भू? क० कृ०) [ शण्‌+-णिच्‌+-क्त ] सान पर 
रक्खा हुआ, पीसा हुआ, (शाण पर रख कर) 
पनाया हुआ । 

शाणी [ शण+-डीप्‌ ] 1. कसौटी 2. सान 3. आरा 4. सन 
का बना वस्त्र 5. फटा कपड़ा, चिथडा 6. छोटा पर्दा 
या तंबू 7. अंगविक्षेप, हाथ या आँख आदि से संकेत 
करना । 

शाणीरम्‌ [ शण्‌+-ईरण्‌ ] शोण नदी का तट, शोण नदी 
का भूभाग । 


ज्ञाण्डिल्यः [ शण्डिल ]-यडा, ] 1. एक ऋषि जिसने विधि- 

शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा 2. बिल्बवृक्ष, बेल का पेड़ 

3. अग्निका रूप! सम० योत्रम्‌ शांडिल्य का 

परिवार । 

(भू० क० कृ०) [ शो--क्त ] 1. तीक्ष्ण किया हुआ, 

पेनाया हुआ 2. पतला, दुबला 3. दुर्बल, कमजोर 

4. सुन्दर, मनोहर 5. प्रसन्न, फलता-फूलता,-तः धतूरे 

का पौघा,-- तम्‌ आनन्द, प्रसन्नता, खुशी - मानिनी- 

जनजनितशातम्‌-गीत० १० । सम०-उदरी कृशोदरी, 

पतली कमर वाली स्त्री -शि० ५1२३, रछ” १०! 

६९,-शिख (वि०) तेज नोक वाला, तीक्ष्ण नोकदार। 

शातकुंभम्‌ [ शतकुभे पर्वते भवम्‌ - अण्‌ | 1. सोना,-शि० 
९।९, ने० १६।३४ 2. घतूरा । 

शातकोम्भम्‌ [ शतकुम्भ--अण्‌ ] सुवणं, सोना । 

झातनम्‌ [ शो+णिच्‌--तड--ल्युट्‌ | 1. पेनाना, तेज 
करना 2. काटने वाला, विनाशकर्ता - रघु० ३४२ 
3. गिराना या नष्ट करना 4. कुम्हलाहट पैदा करना 
5. पतला या छोटा होना, पतलापन 6. मूर्झाना, 
कुम्हलाना । 

शातपत्रकः,-को [ शतपत्र ]-अण्‌ -कन्‌ ] चाँद का प्रकाश । 

शातभोदः [ शाताः दुबेलाः पान्थाः भीरवो यस्या:-ब० स०] 
एक प्रकार की मल्लिका । 

झातमान (वि०) (स्त्रो०- नी) [ शतमानेन क्रीतम्‌ 
अण्‌ ] एक सौ में मोल लिया हुआ । 

शात्रव (वि०) (स्त्री०-वी) [ शत्रु+-अण्‌ ] 1. शत्रुसंबंधी, 
“रघु० ४।४२ 2. विरोधी, शत्रुतापूर्ण, - ब: दुश्मन 
~शि० १४।४४, १८२०, वेणी? ५।१, भट्टि ५। 
८१, कि० १४२, मुद्रा० २।५,--बम्‌ 1. शत्रुओं का 
समूह 2. शत्रुता, दुश्मनी - त्रयीशात्रवशत्रवे--रस० । 

जात्रवीय (लि०) [ शत्रु--छ ] 1. शत्रुसंबंधी 2. विरोधी, 
शत्रुतापूर्ण । 

शादः [ शद्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. छोटी घास 2. कीचड़ । सम० 
--हरितः--तम्‌ नये घास के कारण हरियाली भूमि, 
वह भूमि जिस पर हरियाली छा गई हूँ । 

शाहल (वि०) [शादाः सन्त्यत्र वलच्‌ | 1. तृणयृक्त 
2. जहाँ नई घास, या हरी हरी धास उग आई हो 
3. हरा भरा, सब्ज, हरियाली से युक्त, लः, - लम्‌ 
घास से युक्त भूमि, हरियाली, चरागाह- शय्या 
शाइलम्‌ ` शान्ति० । 

शान्‌ (म्वा० उभ० शीशांसति-ते--निङ्चित रूप से 'शान्‌' 
का इच्छा० रूप, मूल अर्थ में प्रयुक्त--) तेज करना, 
पैनाना । 

ज्ञानः [ शान्‌ +-अच्‌ ] 1. कसोटी 2. सान का पत्थर। 
सम०--वादः 1. चन्दन पीसने का पत्थर 2. पारि- 
यात्र पर्वत । 


शात 


( १०११ ) 


झाल्त (भू० क० कृ०) [शम्‌-+-क्त] ॐ. प्रसन्न किया हुना, 


दमन किया हुआ, धीरज दिलाया हुआ, सन्तुष्ट 


यी प्रञञान्त-रधु ० १२२० 2. चिकित्सित, सान्त्वना 
हुआ--शान्तरोगः 3. षटाया हुआ, कम किया 
हुआ, समाप्त किया हुआ, हटाया हुआ, बुझाया हुआ 


शान्तरथक्षो भपरिश्रममू--रचु० १।५८, ५।४७, 
शाताचिषं दीपमिव प्रकाश: - कि० १७।१६ 4. बिरत, 
ठहराया हुआ -कु० ३।४२ 5. मृत, उपरत 6. शान्त 
किया हुआ, दबाया हुआ 7. सोम्य, चुपचाप, बाधाहीन, 
निस्तब्ध, मूक, मौन - शान्तमिदमाश्चमपदम्‌ श० 
१।१६, ४१९ 8. सधाया हुआ, पाला हुआ-रघु० 
१४।७९ 9. आवेशरहित, आराम से, सन्तुष्ट 10. छाया- 
दार 11. पवित्रीकृत 12. शुम (शकुन) -- (क्षान्तं 
पापम्‌ 'अहो ! नहीं, बह केसे हो सकता हूँ, भगवान्‌ 
करे ऐसी अशुभ या दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे'-- श० 
५, मुद्रा० १), शः 1. वैरागी, संन्यासी 2. शान्ति, 
निस्तब्धता, मौनभाव, सांसारिक बिषय बासनाओं के 
प्रति तटस्थता की प्रभावना, दे० निर्षेद और रस,-तम्‌ 
(अव्य०) बस, ओर नहीं, ऐसा नहीं, शमं की बात हैं, 
चुप रहो, भगवान्‌ न करे- शान्त कथं दुर्जनाः पौर- 
जानपदाः --उत्तर० १, तामेब शान्तमथवा किमिहोत्त- 
रेण--३।२६। सम० --भात्मनू,-चेतस्‌ ( वि० ) 
सौम्य, शान्तमना, धीर, स्वस्थमना,--तोय (वि०) 
जिसका पानी स्थिर हो,--श्सः मौनभाव-_दे० ऊ० 
शान्तम्‌ । 


शान्तनवः [शन्तनु +-अण्‌ ] शन्तनु का पुत्र भीष्म। 

शान्ता [शान्त--टाप्‌] दशरथ की पुत्री जिसे लोमपाद 
ऋषि ने गोद ले लिया था तथा जो ऋष्यश्वद्ध को 
ब्याही गई थी । दे० उत्तर० १।४, ऋष्यश्शद्ध' भी। 

शान्तिः (स्त्री) [शम्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रशमन, निराकरण, 
सान्त्वना, हटाव--अध्वरविघातशान्तये --रघु० ११।१, 
६२ 2. धेयं, प्रशान्तता, निःशब्दता, अमन-चेन, 
विश्वाम--कु० ४१७, मा० ६।१ 3. वैरनिरोध 
--भामि० १।२५ 4. विराम, निवृत्ति 5. आवेश का 
अभाव, मौनभाव, सभी सांसारिक भोगों के प्रति पूर्ण 
उदासीनता-रघु० ७।७१ 6. सान्त्वना, ढाढस 7. साम- 
ङजस्यविघान, विरोघोपशमन 8. भूख की तृप्ति 
9. प्रायश्चित्त अनुष्ठान, पाप को दूर करने के लिए 
तुष्टिप्रद अनुष्ठान 10. सौभाग्य, बधाई, | 
माङ्गलिकता 11. दोषमार्जन, कलंक से मुक्ति, 


परिरक्षण । सम०-उदम्‌,-उदकम्‌,-जलम्‌ शान्ति- 
कर तथा प्रसादपूर्ण जल -श० ३,--कर, - कारिन्‌ 
(वि० )सान्त्वक, प्रशामक,-- गुहम्‌ विश्रामकक्ष,-होमः 


पाप का निस्तारण करने के लिए यज्ञ करना--मनु० 
४1१५० 1 


शान्तिक (वि०) (स्त्री ०-को) [शान्तिर्न-कन्‌] प्रायदिच- 
त्तात्मक, सान्त्वनाप्रद, तुष्टिकर,--कम्‌ संकट को दूर 
करने के लिए किया गया अनुष्ठान । 

झान्त्ब्‌ दे० 'सान्त्व । 

झापः [शप्‌+घज्म] 1. अभिशाप, अवक्रोश, फटकार 
-शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु:-- मेघ ० १, 
९२, रघु० १७८, ५५६, ५९, ११।१४ 2. सौगन्ध, 
शपथोक्ति 3. दुवंचन, मिथ्या आरोप । सम०--अन्तः 
--अवसानम्‌, - निवृत्तिः ( स्त्री, ) अभिशाप की 
समाप्ति, मेघ० ११०, रघु० ८८२, - अस्त्रः 'अभि- 
शाप को ही जिसने अपना आयुध बनाया हे' ऋषि, 
महात्मा - रघु० १५।३,--उत्सगः अभिशाप का उच्चा- 
रण, उद्धारः,-मुक्तिः,-- मोक्षः अभिशाप से छुट- 
कारा,--ग्रस्त (वि०) अभिशाप से. दबकर परिश्रम 
करने वाळा,- मुकत (वि०) अभिशाप से जिसने 
छुटकारा पा लिया हँ, यन्त्रित ( वि० ) अभिशाप 
के कारण नियन्त्रणपूर्णं । 

झापित (भू० क० कृ०) [शप्‌+णिच्‌+-क्त] 1. सौगन्ध 
से बंधा हुआ, शपथपूर्वक उक्त 2. गृहीशपथ, जिसने 

- शपथ ले ली है। 

झाफरिकः [शफरान्‌ हन्ति-शफर--ठक्‌] मछुआ, मछली 
पकड़ने वाला । 

शाव (व) र (वि०) (स्त्री०-री) [शब (व) रन॑-अण्‌] 

1. असम्य, जंगली 2. नीच, कमीना, अधम-रः 

1. अपराध, दोष 2. पाप, दुष्टता 3. लोध्र नामक 

वृक्ष-री प्राकृत बोली का एक निम्नरूप (पहाड़ी 

लोगों से बोला जाने वाला । सम० - भेदाख्यम्‌ 

(भेदाक्षम्‌ भी) तांबा । 

श्ञाब्द (वि०) (स्त्री०-न्दो) [शब्द--अण्‌ | 1. शब्द संबंधी 
या शब्द से व्युत्पन्न 2. ध्वनि पर निर्भर या ध्वनि 
सम्बन्धी (विप० आर्थ) 3. शाब्दिक, मौखिक 4-ध्वतन- 
शील, मुखर,--ब्वः वैयाकरण । सम० -- बोधः शब्दों 
के अर्थ का अवबोध या प्रत्यक्षीकरण,--व्यंजना शब्दों 
पर आधारित व्यंग्योक्ति । 

शाब्दिक (वि०) (स्त्री --को)[ शब्द--ठक्‌ ] 1. जबानी, 
मौखिक 2. निनादी,--कः वैयाकरण । 

शामनः [ शमन --अण्‌ ] यम --नम्‌ 1. हत्या, वध 
2. शान्ति, अमन-चैन 3. अन्त, - नी दक्षिण दिशा । 

श्ञामित्रस्‌ [ शम्‌ 4 णिच्‌ --इत्रच्‌ ] 1. यज्ञ करना 2. मेघ, 
यज्ञ में पशुवध करना 3. यज्ञ के लिए बलिपशु बांधना 
4. यज्ञीय पात्र । 

शामिलम्‌ [ शमी +ष्लज्न ] भस्म, राख । 

शामिली [ शामिल --डीष्‌ ] यज्ञीय सुवा, सुच्‌ । 

शाम्बरी [ शम्बर-अणू्‌ +-डीप्‌ ] 1. बाजीगरी, जादूगरी 
2. जादूगरनी । 


( १०१२ ) 


झाम्बविकः [ शम्बु--ठक्‌ ] शंखों का व्यापारी । 

शाम्बु (बू) क, [ शम्बुक--अण्‌ ] द्विकोषीय घोंघा । 

शास्भव (वि०) (स्त्री) - बी) [ शम्मु--अण्‌ ] शिव- 
सम्बन्धी - अतुं वाञ्छति शांभवो गणयतेराखु क्षुधातँ: 
फणी पंच० १॥१५९,--वः 1. शिवोपासक 2. शिव 
जी का पुत्र 3. कपूर 4. एक प्रकार का विष,--वम्‌ 
देवदारु वृक्ष । 

शाम्भवी [ शाम्भव+-डीप्‌ ] 1. पावती 2. एक पौधा, 
नीलदूर्बा । 

शायकः [शो+प्वुल] 1. बाण 2. तलवार, तु० सायक । 

शार्‌ (चुरा० उभ० शारयति - ते) 1. दुबेल करना 
2. कमज़ोर होना । 

झर (वि०) [ शार्‌+-अच्‌, शु+-धज वा ] चितकबरा, 
घब्बेदार चित्तीदार, शबल, - रः 1. रंगबिरंगा रंग, 
2. हरा रंग 3. हवा, वायु 4. शतरंज का मोहरा, 
गोट - भर्तृ० ३1३९ 5. क्षति पहुँचाने वाला, आघात 
करने वाला! 

शारङ्गः [ शारम्‌ अङ्गम्‌ यस्य--ब० स० ] 1. चातक पक्षी 
2. मोर 3. भौंरा 4. हरिण 5. हाथी, तु. सारंग । 

शारङ्गी [ शारङ्ग--ङीष्‌ ] एक संगीत वाद्य विशेष जो गज 
से बजाया जाता हे, तु० सारंगी । 

शारद (वि०) [ शरदि भवम्‌ - अण्‌ ] 1.पतझड़ से संबंध 
रखने वाला, शरत्कालीन (इस अर्थ में स्त्री०-ज्ारदी 
हे) -विमलशारदचन्दिरचन्द्रका--भामिं० १1११३, 

रघु० १०।९ 2. वार्षिक 3. नया, नूतन 4. अनुभव- 

हीन, नौसिखिया 5. विनीत, शर्मीला, लज्जालु 

5. शंकालु, साहसहीन, - इः 1. वर्ष 2. शरत्कालीन 

बीमारी 3. शरत्कालीन धूप 4. एक प्रकार का 

लोबिया या उड़द 5. बकुल का वृक्ष, मोलसिरी,--दी 

कातिक मास की पूणिमा,- दम्‌ 1. अनाज, धान्य 

2. श्वेत कमल, - दा 1. एक प्रकार की वीणा या 

सारंगी 2. दुर्गा 3. सरस्वती । 


शारदिकः [ शरद्‌ 1. ठडा ] 1. शरत्कालीन रोग 2. शर- 
त्कालीन घूप या गर्मी, - कम्‌ शरत्कालीन या वाषिक 
श्राद्ध । 

शारदीय (वि०) [ शरद्‌+-छ ] शरत्कालीन, पतझड़ 
संबन्धी । 

शारिः [ शु+-इञ्ञ्‌ | 1. शतरंज का मोहरा, गोट 2. छोटी 
गोल गेंद 3. एक प्रकार का पासा, - रि (स्त्री०) 
1. सारिका पक्षी, मैना 2..जालसाजी, चाल 3. हाथी 
की झूल । सम०-पटटः,-फलम्‌,-फलकः,-कम्‌ शतरंज 
खेलने की बिसात, । 

झारिका [ शारि+कन्‌--टाप्‌ ] 1. एक पक्षी, मैना 
2. तन्त्रयुक्त वाद्ययन्त्रों को बजाने वाला गज 3. शत- 
रंज खेलना 4. शतरंज का मोहरा, गोटी । 


झारी [ शारि+-ङीष्‌ ] एक पक्षी, मैना । 

शारीर (वि०) (स्त्री०-री) [शरीर-+अण्‌] 1. शरीर 
से संबद्ध शारीरिक, देहिक 2. शरीरधारी, मूर्तिमान्‌, 
-₹ः शरीरधारी, जीवात्मा, मानवात्मा, वयक्तिक 
आत्मा 2. सांड 3. एक प्रकार की औषधि । 

शारीरक (वि०) (स्त्री०- की) [ दारीर+कन्‌+ 
अण्‌ ] शरीर सम्बन्धी, कम्‌ 1. मूतिमान्‌ जीव, 
जीव के स्वरूप की पृच्छा (ब्रह्मसूत्रों पर शङ्कराचायं 
द्वारा किया गया भाष्य) । सम० - सूत्रम्‌ वेदान्त 
दर्शन के सूत्र । 

शारीरिक (वि०) (स्त्री०-की) [शरीर+-ठक्‌] दैहिक, 
शरीर संबन्धो, भौतिक । 

शारक (वि०) (स्त्री०-को) [शु+-उकञ्न्‌] अनिष्टकर, 
चोट पहुँचाने वाला, उपद्रवी । 

झाकंकः [रार्क--अण्‌+-कन्‌] दानेदार चमकीली खांड, 
मिसरी । 

शाकर (वि०) (स्त्री०-री) [शर्करान-अण्‌] 1. चीनी 
का बना हुआ, शर्करामिश्रित 2. पथरीला, कंकरीला, 
—रः कंकरीला स्थान 2. दूध का झाग, पपड़ी 
3. मलाई । 

शाळू (वि०) [ शुद्ध+अण्‌ ] 1. सींग का बना 
हुआ, सींग वाला 2. घनुर्धारी, धनुष से सुसज्जित 
--भट्टि ८१२३ - ङ्कः-ङ्कंम्‌ 1. धनुष 2. विष्णु का 
घनुष । सम०-धन्बन्‌ (पुं) „धरः, पाणिः,-षृत्‌ 
विष्णु के विशेषण । 

शाज्िन्‌ (पु) [शाङ्गंञ-इनि] 1. तीरंदाज, धनुर्धारी 
2. विष्णु का विशेषण- धर्मसंरक्षणार्थेव प्रवृततिर्भुवि 
शाङ्गिण:--रघु० १५।४, १२।७०, मेघ० ४६ | 

ार्दूलः [शृ--ऊलल्‌, दुक्‌ च] 1. व्याघ्र 2. चीता 3. राक्षक्ष 
4. एक पक्षी 5. (समास के अन्त में) प्रमुख या पूज्य 
पुरुष, अग्रणी--जँसा कि 'नरशार्दूल' में, तु० कुंजर । 
सम०--चमंन्‌ (नपुं०) व्याघ्र की खाल,--विक्रीडितम्‌ 
1. चीते की क्रीड़ा-कन्दपोऽपि यमायते विरचयन्‌ 
शार्दूलविक्रीडितम्‌ू--गीत ०४ 2. छन्द या वृत्त-दे० 
परि० १। 

झावेर (वि०) (स्त्री०-री} [शवंरी-]-अण्‌] 1. रात्रि- 
कालीन-कु० ८।५८ 2. उपद्रवी, प्राणहर,--रम्‌ अंध- 
कार, धुप अंधेरा,-री रात। 

झाल (म्दा० आ० शालते) 1. प्रशंसा करना, खुशामद 
करना 2. चमकना 3. पूरित होना--कि० ५।४४ पर 
मल्लि० 4. कहना । 

शालः [शल्‌ ‡-घञ्,] 1.एक वृक्ष (बड़ा लंबा, और शानदार, 
-रघु० १1३८, शि० ३।४० 2.वृक्ष, पेड,-रघु० १1१३, 
वेणी० ४३ 3. बाड़ा, बाड़ 4. एक प्रकार की मछली 
5. राजा शालिवाहन । सम०-- ग्रामः विष्णु भगवान्‌ 


( १०१३ ) 


की आदश प्रस्तरमूति जैसा कि शिवलिंग, “गिरि 
पवत का नाम, “शिला शालग्राम पत्थर,-जः,-निर्यासः 
सालवृक्ष का प्राव, राव -रघु० १1३१,--भ्ज्जिका 
1. गुडिया, पुत्तलिका, मूति-विद्ध० १, नै० २।८३ 
2. वेश्या, रंडी,--भड्जी गुड़िया, पु्तरिका,-बेष्टः साल 
के पेड़ से निकली राळ, तु० 'साल',-सारः 1. उत्कृष्ट- 
वृक्ष 2. हींग । 
शालबः [शाल +-वल्‌ +डः लोध वृक्ष । 
शाला [शाल्‌-अच्‌+-टाप्‌] 1. कक्ष, प्रकोष्ठ, बैठक, 
कमरा-गृहेविशालैरपि भूरिशालैः--शि० ३।५०, इसी 
प्रकार संगीतशाला, रंगशाला आदि 2. घर, आवास 
-णरघु० १६४१ 3. वृक्ष को मुख्य शाखा 4. वृक्ष 
का तना । सम०--अड्जिर:, -रम्‌ मिट्टी का कसोरा, 
सुगः गीदड,--वृकः 1. कुत्ता-भामि० १।७२ 
2. भेड़िया हरिण 4. बिल्ली 5. गीदड़ 6. बन्दर । 
झालाकः (पुं०) पाणिनि । 
शालाकिन्‌ (पुं०) [शालाक--इन्‌] 1. भाला रखने वाला, 
बर्छीघारी 2. जर्राह 3. नाई । 
शालातुरीयः [शलातुर- छ] पाणिनि का विशेषण (जन्म 
स्थान 'शळातुर' होने के कारण -'शालोसरीय' भी 
लिखा जाता हूँ) । 
श्ञालारम्‌ [शाला +-ऋ¬-अण्‌ ] 1. ज्रीना, सीढ़ी 2. पिजरा । 
झालिः [शाल--णिनि] चावल--न शालेः स्तम्बकरिता 
वष्तुर्गृणमपेक्षते - मुद्रा १।१३, यवाः प्रकीर्णाः न 
भवन्ति शालयः--मृच्छ० ४११६ 2. गंधबिलाव । सम० 
ला ओदनः,--नम्‌ भात (उत्कृष्टतर प्रकार र 
लागोपी चावल के खेत की रखवाली करने वाली 
स्ती,--रघु० ४२०, चूर्णः,-- णम्‌ चावल का आटा 
- पिष्टम्‌ स्फटिक, - भवनम्‌ चावल का खेत,-वाहनः 
भारत का एक विख्यात राजा जिसके नाम से 
खिस्ताब्द ७८ में एक संवत्सर आरंभ हुआ, होत्रः 
1. पशुचिकित्सा पर ग्रन्थप्रणेता 2. घोडा,- होत्रिन्‌ 
(पुं) घोड़ा । 
शालिकः [ शालि--कं--क ] 1. जुलाहा 2. मार्गकर, 
शुल्क । 
शालिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ शाला+-इनि ] (बहुधा 
समास के अन्त में) 1. सहित, युक्त, सम्पन्न, चमकीला, 
चमकदार-कि० ८1१७, ५५, भट्टि० ४२ 2. घरेलू । 
शालिनी [ शालिन्‌ +ङीप्‌ ] 1. घर को स्वामिनौ, गृहिणी 
2. छन्द का नाम -दे० परि० १। 
शालीन (वि०) [झालान-खब्ग्‌] 1. विनीत, लज्जाशील, 
शर्मीला, लज्जालु निसर्गशालीन: स्त्रीजनः-मालवि० 
४, रघु० ६।८१, १८।१७, शि० १६।८३ 2. सदृश, 
समान, -- नः गृहस्थ (झालोनी कृ विनयी बनाना, 
विनम्र करना) । 


झालुः [ शाल्‌+-उण्‌ ] 1. मेंढक 2. एक प्रकार का गन्ध 
द्रव्य, - लु (नपु०) कुमुदिनी की जड़ । 

झाल्‌ (लू) कम्‌ [ शल्‌ |-ऊकण्‌ ] 1. कुमुदिनी की जड़ 
2. जायफल, - कः मेंढक । 

शालु (छ्‌) रः [शाल--ऊर] मेंढक । 

झालेयम्‌ [शालि--ढक] चावलों का खेत । 

शालोशरोयः [ शालोत्तरे ग्रामे भवः--छ ] पाणिनि का 
विशेषण--दे० शालातुरीय । 

शाल्मलः [शाल-मलच्‌] 1. सेमल का पेड़ 2. भू-मण्डल 
के सात बड़े खण्डों में से एक । 

झाल्मलिः [ शाल--मलिच्‌ ] 1. सेमल का पेड़--भामि० 
१1११५, मनु० ८२४६ 2. भू-मण्डल के सात बड़े 
खण्डों में से एक 3. नरक का एक भेद। सम० स्थः 
गरुड़ का विशेषण । 

शाल्मली [शाल्मलि -ङीष्‌] 1. सेमल का पेड 2. पाताल 
लोक की एक नदी 3. नरक का एक भेद । सम० 
--वेष्टः, वेष्टकः सेमल के पेड़ का गोंद । 

शाल्वः [ शालू--व ] 1. एक देश का नाम 2. शाल्व देश 
का राजा । 

झाव (वि०) (स्त्री०-बी) [ शव--अण्‌ ] शवसम्बन्धी, 
(किसी रिस्तेदार की) मृत्यु से उत्पन्न--दशाहं शाव- 
माशौचं सपिण्डेषु विधीयते--मनु० ५१५९, ६१ 2. भूरे 
रङ्ग का, गहरे पीले रङ्ग का, -बः किसी जानवर 
का छोटा बच्चा, कुरङ्गक, मृगछौना, वन्यपशुशावक 
-"क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः 
--श० १1१८, मृगराजशावः - रघु० ६।३, १८।३७। 

शावकः [शाव --कन्‌] किसी भी वन्य पशु का बच्चा । 

जावर - दे० 'शाबर' । 

शाश्वत (वि०) (स्त्री०-ती) [शश्वद्‌ भवः अण्‌] नित्य, 
सनातन, चिरस्थायी शाश्‍वती: समाः --रामा० 
(==उत्तर० २।५) 'अविच्छिन्न वर्षो के लिए,” 'सदा 
के लिए' 'समस्त आगामी समय के लिए” उत्तर० 
५।२७, रघु० १४१४,--तः 1. शिव 2. व्यास 3. सूये, 
न तम्‌ (अव्य०) नित्य, निरन्तर, सदा के लिए । 

झाइवतिक (वि०) (स्त्री०-की) [शाश्वत + ठक्‌] नित्य, 
स्थायी, सनातन, सतत-शाश्वतिको विरोधः “नेसगिक 
विरोध" । 

शाइबती [शाश्‍वत +-डीप्‌] पृथ्वी । 

झाष्कुल (वि०) (स्त्री०-ली) [ शष्कुलन-अण्‌ ] मांस 
(या मत्स्य! भक्षी । 

झाष्कुलिकम्‌ [शष्कुलीन-ठक्‌] पूरियों का ढेर । 

शास्‌ (अदा० पर० शास्ति, शिष्ट) 1. अध्यापन करना, 
शिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षित (इस अर्थ में घातु 
द्विकर्म० हँ) माणवक धर्म शास्ति--सिद्धा०, भट्टि० 
६1१०, ` शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ --भग० 


( १०१४ ) 


२।७ 2. राज्य करना, शासन करना,--अनन्यशासना- 
मुर्बी शझासकपुरीणिब-रघु० १३०, १०१, १४८५, 
१९1५७, श० १1१४, भट्टि० ३३५३ 3. आज्ञा देना, 
समादिष्ट करना, निदेश देना, हुक्म देना--रघु० 
१२।३४, कु० ६1२४, भट्टि० ९६८ 4. कहना, 
सम्बाद देता, सुचित करना, (संप्र० के साथ) 
--ज्ञस्मिन्नायोधन बृत्त लक्ष्मणायारिषन्महतू--भट्रि० 
६।२७, सनु० ११८२ 5. उपदेश देना--स॒किसखा 
साधु न शास्ति बोऽघिपम्‌ -कि० १।५ 6. आदेश 
देना, राजाज्ञा लागू करना 7. दण्ड देना, सजा देना, 
निर्दोष बनाना, मनु० ४१७५, ८२९ 8. सघाना, 
वशीभूत करना, महावी० ६।२०, मनु, 1. (क) 
उपदेश देना, प्रेरित करना-कु० ५।५, (ख) अध्यापन 
करना, शिक्षण प्रदान करना, आज्ञा देना, आदेश 
करना --रघु० ६१५९, १३।७५, भट्टिः २०१७ 
2. राज्य करना, शासन करना 3. सज़ा देना, दण्ड 
देना  वेणी० २ 4. प्रशंसा करना, स्तुति करना, 
भा, (बहुधा आ०) 1. आशीर्वाद देना, आशीर्वाद 
उच्चारण करना, --ऋकछन्दसा आशास्ते--श० ४, 
उत्तर० १ 2. आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश देना 
(इस अर्थ में पर०) भट्टि० ६४ 3. इच्छा करना, 
खोजना, आशा करना, प्रत्याशा करना- सर्वमस्मि- 
न्बयमाशास्महे - श० ७, आशासतं ततः शान्तिमस्नु- 
रग्नीनहावयत्‌-भट्रि० १७1१, ५।१६, मनु० ३।८० 
4. प्रशंसा करना, प्र , 1, अध्यापन करना, शिक्षण 
देना, उपदेश करना, -भट्टि० १९१९ 2. आदेश 
देना, समादिष्ट करना--प्रशाधि यन्मया कायंम्‌ 
` मार्कण्डेय? 3. राज्य करना, शासन करना, प्रभु 
बनना-द्यां प्रशाधि गलितावधिकालम्‌ - नै० ५२४, 
रघु० ६।७६, ९।१ 4. दण्ड देना, सञ्जा देना 5. प्रार्थना 
करना, याचना करना, तलाश करना, (आ०) --इदं 
कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे उत्तर० ११ 
(आपूर्वक शास्‌ के अर्थ में प्रयुक्त) । 


शासनम्‌ [ शास्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. शिक्षण, अध्यापन, अनु- 


शासन 2. राज्य, प्रभुत्व, सरकार अनन्यशासना- 
मुर्वीम्‌ --रघु० १।३०, इसी प्रकार 'अप्रतिशासनम्‌' 
3. आज्ञा, आदेश, निदेश तरुभिरपि देवस्य शासनं 
प्रमाणीकृतम्‌ -श० ६, रघु० ३।६९, १४८३, १८ 
१८ 4. राजविज्ञप्ति, अधिनियम, राजाज्ञा 5. विधि, 
नियम 6. अग्रहार, राजा द्वारा दान की हुई भूमि, 
अविकार-पत्र, अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि 
-पंच० १, याज्ञ० २।२४०, २९ 7. पट्टा, दस्तावेज, 
लिखित समझौता 8. आवेशों का नियन्त्रण (समास के 
अन्त में प्रयुक्त 'शासन' का अर्थ हैं, दण्ड देने वाला, 
विनाशक, या मारक यथा स्मरशासनः, पाकशासनः) । 


सम०--कजस 1. बह ताम्रपत्र जिस पर भूदान की 
राजाज्ञा खोदी गई हो 2. बहू कागज जिस पर कोई 
राजाज्ञा अंकित हो, हारिन्‌ (पुं०) राजदूत, संदेश- 
बाहक रघु० ३।६८। 

शासित (भू० क० कु०) [ शास--क्त ] 1. राज्य किया 
गया, शासन किया गया 2. दण्डित । 

शासित (पुं) [ श्ञास्‌+-तृस्‌ ] 1. राज्य करने बाला, 
शासक 2. दण्ड देने बाला-क्ष० १।२५। 

शास्तु (पृं) [ शास्‌-तृच्‌, ' इडभावः ] 1. अध्यापक, 
शिक्षक 2. शासक, राजा, प्रभु 3. पिता 4. बुद्ध या 
जैन धर्म का गुरु, आचाय॑ । 

शास्त्रम्‌ [ दिष्यतेऽनेन-शास्‌ऽ-ष्ट्रन्‌ ] 1. आज्ञा, समादेश, 
नियम, विधि 2. बेदवि्षि, भमंशास्त्र की आज्ञा 
3. धामिक ग्रन्थ, बेद, धमंशास्त्र, दे० नी० समस्तपद 
4. विश्वाविभाग, विज्ञान - इति गृह्मतमं शास्त्रम्‌ 
= भेग० १५२०, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धि---रचु® 
१।१९; प्रायः समास के अन्त में विवयखोतक शब्द 
के पश्चात्‌, या उस विषय पर समष्टि-अध्यबन का 
संचित भण्डार वेदान्त शास्त्र, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, 
अलंकार शास्त्र आदि 5. पुस्तक, ग्रन्थ --तस्त्रे: पंच- 
भिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌--पंच० १ 6. सिद्धान्त 
(विप० प्रयोग या भम्यास) -मालवि० १। सम» 
--भतिक्रमः, - असनुष्ढठालम्‌ वैदिक विधिमों का 
उल्लंघन, धार्मिक प्रामाणिकता की अवहेलना, --अनु- 
ध्ठानम वेदविधि का पालन या तदनुरूपता, -अभिल 
(वि०) शास्त्रों में निष्णात, - अर्थः 1. वेदविधि का 
अर्थ 2. वैदिक विधि या शास्त्रीय वक्तव्य,--आश्वरणम्‌ 
वेदविधि का पालन,- उक्त (वि०) शास्त्रविधि से 
विहित, शास्त्रों की आज्ञा, वेध, कानूनी, --कारः,---कत्‌ 


(पुं०) 1. किसी धर्मशास्त्र का रचयिता 2. ग्रन्थ 
प्रणेता,--कोषिद (वि०) शास्त्रों में निष्णात, --गण्डः 
दिखाऊ पाठक, हलका अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, 
पल्लवग्राही, चक्षुत्‌ (नपुं०) व्याकरण (शास्त्रों को 
समझने के लिए 'आँख'), ज्ञ, - विद्‌ (वि०) शास्त्रों 
का जानकार, - ज्ञानम्‌ धर्मशास्त्र का ज्ञान, वेद की 
जानकारी,-- तत्त्वम शास्त्रों में वणित सचाई, वेदिक 
तत्व, दशिन्‌ (वि०) धर्मशास्त्रों का ज्ञाता,--दृष्ट 
(वि०) पर्मशास्त्रों में विहित या उक्त,--दृष्टिः 
(स्त्री) शास्त्रीय दृष्टिकोण, -योनिः शास्त्रों को 
स्रोत या उद्गमस्थान,--बिधानम्‌,--विधिः शास्त्रीय 
विधि, वेदाज्ञा, - विप्रतिषेधः, विरोधः 1. शास्त्रीय 
विधियों का पारस्परिक विरोध, विधि-विधान की 
असंगति 2. वेद विधि के विरुद्ध आचरण, --विमुख 
(वि०) अध्ययन से पराङ्मुख--पंच० १, - विरुद्ध 
(वि०) शास्त्रों के विपरीत, अवध, गैरकानूनी, 


( १०१५ ) 


~ व्युत्पत्तिः (स्त्री०) घर्मशास्त्रों का अन्तरंग ज्ञान, 
शास्त्रीं में प्रवीणता, - शिल्पिन्‌ (पुं०) काइमीरदेश, 
सिद्ध (वि०) धमंशास्त्रो के प्रमाणानुसार 
स्थापित । 

झास्त्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ शास्त्र --इनि ] शास्त्रों 
में अभिज्ञ, कुशल - (पुं०) शास्त्रों में पारंगत, विद्वान्‌ 
पुरुष, महान्‌ पंडित । 

शास्त्रीय (वि०) [ शास्त्रेण विहितः छ | 1. वेदविहित 
शास्त्रानुमोदित 2. वज्ञानिक । 

झास्य (वि०) [ शास्‌- ण्यत्‌ ] 1. सिखलाये जाने योग्य, 
उपदेश दिये जाने योग्य 2. विनियमित या शासित 
किये जाने के योग्य 3. दण्डनीय, दण्डाह । 


शि (स्वा० उभ० शिनोति, शिनुते) 1. तेज़ करना, पैनाना | 


2. कृश करना, पतला करना 3. उत्तेजित करना 
4. सावधान होना 5. तीक्ष्ण होना ! 


झिः [ शि+क्विप्‌ ] 1. माङ्गलिकता, स्वरसाम्यता 
2. स्वस्थता, सौम्यता, शान्ति, अमन-चेन 3. शिव 
का विशेषण । 

शिशपा | शिवं पाति-शिव--पा--क, पृषो० साध: ] 
1. शीशम का पेड 2. अशोक वक्ष । 

शिक्कु (वि०) [ सिच्‌+-कु, पृषो० ] सुस्त, आलसी, 
अकर्मण्य । 

शिक्यम्‌ [ सिच्‌ --थक्‌, पृषो० ] मोम,- तु० सिक्थ' । 

शिक्घम्‌, शिका [ स्रेस्‌ ।-यत्‌, कुगागमः, शि आदेश 
-शिक्य--टाप्‌ ] 1. (रस्सी से बुना हुआ) छींका, 
का 2. बहंगी पर लटका कर ले जाय जाने वाला 

झ । 

झिक्धित (वि०) [ शिक्ध-णिच्‌+-क्त ] छींके में लट- 
काया हुआ । 

शिक्ष्‌ (म्वा० आ० शिक्षते शिक्षित) सीखना, अध्ययन 
करना, ज्ञानार्जन करना अशिक्षतास्नं पितुरेव मन्त्र- 
वत्‌--रघु० ३।३१ । 

(स्त्री० - शिक्षका, शिक्षिका) [ शिक्ष्‌--णिच्‌ 
+-ण्बुलू ] 1. सीखने वाला 2. अध्यापक, सिखाने 
वाला,--यस्योभयं (अर्थात्‌ क्रिया और संक्रान्ति) साघु 
स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव--मालवि० 
११६ । 

शिक्षणम्‌ [ शिक्ष --ल्युट्‌ ] 1. सीखना, अधिगम, ज्ञानार्जन 
2. अध्यापन, सिखाना । 

शिक्षमाणः [ शिक्ष्‌ +-शानच्‌ | शिष्य, विद्यार्थी, विद्या- 
भ्यासी । 

शिक्षा [ शिक्ष भाव अ--टापू ] 1. अधिगम, अध्ययन, 
ज्ञानाभिग्रहण--रघु ० ९।६३ 2. किसी कार्य को करने 
के योग्य होने की इच्छा, निष्णात होने की इच्छा 
3. अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण-- काव्यज्ञशिक्षया- 


म्यास:--काव्य० १, अभूच्च नम्रः प्रणिपातदिक्षया 
--रघु० ३।२५, मालवि० ४९, रणशिक्षा -युद्ध- 
विज्ञान 4. छः वेदांगों में से एक जिसके द्वारा शब्दों 
का सही उच्चारण तथा सन्धि के नियम सिखाये 
जाते हैं 5. विनय, विनभ्रता । सम० - करः 
1. अध्यापक, शिक्षक 2. व्यास,--नरः इन्द्र का विशे- 
षण, शक्ति: (स्त्री०) कुशलता । 


| शिक्षित (भू० क० कृ०) [ शिक्ष्‌ +क्त, शिक्षा जाताऽस्य 


-तार० इतच्‌ ] 1. अधिगत, अघीत 2. अध्यापित, 
सिखाया गया--अशिक्षितपटुत्वम्‌ --श० ५।२१ 
3. प्रशिक्षित, अनुशासित 4, सधाया हुआ, विनय- 
शील 5. कुशल, चतुर 6. विनीत, लज्जाशील । 
सम०- अक्षरः शिष्य,--आयुध (वि०) हथियारों 
के संचालन में अभिज्ञ । 


शिखभ्डः [रिखाममति-अम्‌†-ड, शक० पररूपम्‌] 1 
मुंडन- संस्कार के अवसर पर रखी गई शिखा, चोटी. 
या दोनों पाइवं में छोड़े गये बाल, काकपक्ष 2. मोर 
की पूँछ । 

शिखण्डकः [सिखण्ड इव+-कन्‌] 1. चूडाकर्म संस्कार के 
अवसर पर सिर पर रक्खी गई चोटी 2. सिर के 
पा्थ्वभागों में छोड़े गये बाल (क्षत्रियों के लिए यह 
चोटी तीन या पाँच होती है) उत्तर० ४१९ 3. 
कलंगी, बालों का गुच्छा, चूडा या शेखर 4. मयूर 
पुच्छ । 

शिखण्डकः [शिखण्डिन्‌ -के -कः] मुर्गा । 

शिखण्डिका दे० रिखण्ड (1) । 


शिखण्डिन्‌ (वि०) [शिखण्डोऽस्त्यस्य इनि} कलगीदार, 
शिखाधारी. (पुं०) 1. मोर--नदति स एष वधूसख 
झिखण्डी--उत्तर० ३।१८, रघु० १।३९, कु० १।१५ 
2. मुर्गा 3. बाण 4. मोर की-पंछ 5. एक प्रकार 
की चमेली 6. विष्णु 7. द्रुपद के एक पुत्र का नाम 
(शिखण्डी मूलरूप से स्त्री था, वयोंकि अंबा ने भीष्म 
से बदला चुकाने के लिए द्रुपद के घर जन्म लिया 
(दे० अंबा) । परन्तु जन्म से ही उस कन्या की 
पुत्ररूप में घोषणा की गई और पुत्र की भांति ही 
उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई। समय पाकर उसका 
विवाह हिरण्यवर्मा की पुत्री से हुआ, परन्तु जब 
हिरण्यवर्मा को ज्ञात हुआ कि मेरा जामाता तो 
सचमुच स्त्री हे तो उसे बड़ा दुःख हुआ, इसलिए 
उसने इस धोखा दिये जाने के कारण द्रुपद की राज- 
धानी पर चढ़ाई करने की सोची । परन्तु शिखंडी ने 
एक जंगल में रह कर धोर तपस्या की, और किसी 
उपाय से उसने अपना स्त्रीत्व यक्ष को देकर उसका 
पुरुषत्व बदले में प्राप्त किया और इस प्रकार द्रुपद 
के ऊपर आए हुए संकट को टाला । बाद में महा- 


( १०१६ ) 


भारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने का एक 
साधन बना । जब अर्जुन ने शिखंडी को अपने योद्धा 
के रूप में आगे कर दिया तो भीष्म पितामह ने 
स्त्री के साथ युद्ध करने से हाथ खींच लिया। बाद 
में अस्वत्थामा ने शिखंडी को मार डाला) । 
शिखण्डिनी [शिखण्डिन्‌-|-डीप्‌] 1. मोरनी 2. एक प्रकार 
की चमेली 2. द्रुपद की पुत्री दे० ऊ० 'शिखंडिन्‌' । 
शिखरः, - रम्‌ [शिखा अस्त्यस्य-अरच्‌ आलोपः] 1. चोटी, 


पहाड़ का सिरा या श्यृंग--जगाम गौरी शिखरं शिख- 


ण्डिमत्‌ कु० ५७, १।४, मेघ० १८ 2.वृक्ष का सिर 
या चोटी 3. कलगी, चूडा 4. तलवार की नोक या 
घार 5. चोटी, श्छंग, शीर्षबिन्दु 6. कांख, बगल 7. 
बालों का कड़ा होना 8. अरवी चमेली की कली 9. 
एक लाल की भांति मणि। सम०--वासिनी दुर्गा 
का विशेषण । 

शिखरिणी [शिखरिन्‌--डीप्‌] 1. नारीरत्न 2. चीनी 
मिश्रित दही जिसमें मसाले पड़े हों, श्रीखंड ३. 
रोमावली जो वक्षःस्थल से चछकर ताभि को पार कर 
जाती हँ 4. एक छन्द का नाम -दे० परि० १। 

क्रिखरिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [शिखरमस्त्यस्य इनि] 
1. चोटी वाला, शिखाधारी 2. नुकीला, शिखरयुक्त 
ना शिखरिदशना - मेघ० ८२, (पुं) 1. पहाड़ 
~ इतइच शरणाथिनां शिखरिणां गणाः शेरते --भर्तु ० 
२।७६, मघ० १३, रघु० ९।१२, २२ 2. पहाड़ी दुर्ग 
3. वृक्ष 4. टिटिहरी 5. अपामार्ग का पौधा । 

शिक्षा [शि+-खक्‌ तस्य नेत्वम्‌, पृषो०] 1. सिर की चोटी 
पर बालों का गुच्छा - मुद्रा० ३।३०, शि० ४।५०, 
मा० १०६ 2. चोटी, झिखाग्रन्थि 3. चुडा, 
कलगी 4. चोटी, शिखर, शीर्षबिन्दु - कि० 
६1१७ 5. तेज़ सिरा, धार, नोक या सिरा--श० 
१४, भामि० १२ 6. वस्त्र का छोर, श० ११४ 
7. अग्नि ज्वाला प्रभामहत्या शिखयेव दीपः कुऽ 
१॥२८, रघु०१७।३४ 8. प्रकाश की किरण कु० 
२३८ 9. मोर की कलगी 10 जटायुक्त जड़ 
१1. शाखा (विशेष रूप से जड़ पकड़ती हुई) 12. 
प्रधान या मुखिया 13. कामज्वर। सम० तरुः 
दीपाघार, दीवट,--धरः मोर, -अम्‌ मोर का पंख, 
- धारः मोर,--भणिः चूडामणि, मूलम्‌ 1. गाजर 
२. मूली, --बरः कटहल का पेड़,-बू (वि०)नुकीला 
ऊलगीदार, (-लः) मोर, वृक्ष: दीपाधार, दीवट, 
-वृद्धिः (स्त्री०) प्रतिदिन बढ़ने वाला ब्याज । 

!जक्ाळूः [शिखा +-आलूच्‌] मोर की कलेंगी । 

लहावत्‌ (वि) | शिखा--मतुप्‌ | 1. कलगीदार 
४. ज्वालामय, (पुं०) 1. दीपक 2. आग । 

जिक्षित्‌ु (वि०) [शिखा अस्त्यस्य इनि] 1. नुकीला 


2. कलंगीदार, शिखाघारी 3. घमंडी - (पुं०) 
1. मोर-पंच० १।१५९, विक्रम० २।२३, शि० ४५० 
2. अग्नि . रिपुरिव सखीसंवासोऽ्यं शिखीव हिमा- 
निल: - गीत० ७, पंच० ४।१ १०,रघु० १९।५४, 
शि० १५७ 3. मुर्गा 4. बाण 5. वृक्ष 6. दीपक 
7. साँड़ 8. घोडा 9. पहाड़ 10, ब्राह्मण 11. साधु 
12. केतु 13. तीन क्री संख्या 14. चित्रक वृक्ष । 
सम० -कब्ठन्‌ -प्रीवम्‌ तूतिया, नीला थोथा 
~ ध्वजः 2. कातिकेय का विशेषण 2. घूआँ - पिच्छम्‌ 
नापुच्छस्‌ मोर की पूछ, दुम,--थूपः: बारहसिंगा, 
-- वर्धकः गोल लोकी,--वाहनः कातिकेय का विशेषण 
`~ शिखा 1. ज्वाला 2. मोर की कलंगी । 

शियः [ शि--रुक्‌ गुक्‌ च] 1. सागभाजी 2. सहिजन . 
का पेड़ । 

शिद्ध (म्वा० पर० शिखति) 

शिङ्क, (म्वा० पर०) सू घना । 

शिद्धाणः [ शिक्ठ_--आणक, पृषो० कलोपः ] 1. पपड़ी, 
झाग 2. बलगम, कफ,-णम्‌ 1. नाककी मैल, सिणक 
2. लोहे का जंग 3. शीशे का बर्तन । 

शिद्धाणकः, ` कम्‌ [शिद्ध_--अणक] नासिकामल, सिणक, 

कः कफ, बलगम । 

शिञ्ज्‌ (भ्वा० अदा० आ०, चुरा ०उभ०-शिञ्जते, शिङ्क्ते, 
शिञ्जयति ते, शिञ्जित) टनटनाना, झनझनाना, 
खड्खड़ाना--शि० १०।६२। 

शिञ्जः [ शिञ्ज्‌+-घञ् ] टकार, झनझनाहट, टनटन या 
झनझन की घ्वनि, विशेषकर झांवर आदि गहनों 
की झंकार । 

शिञ्जञ्जिका (स्त्री०) कटिबंध, करधनी । 

शिञ्जा [ शिञ्ज्‌+अ--टाप्‌ | 1. टकार, झंकार आदि 
2. धनुष की डोरी । 


शिड्जित (भू० क० कृ०)[ शिञ्ज्‌ +-क्त ] टंकृत, झंकृत - 

तम्‌ टंकार, (झाँवर आदि गहनों की) झंकार, 

--कूजितं राजहंसानां नेदं नूपुरशिञ्जितम्‌ विक्रम० 
४।१४। 


जाना, हिलना-जुलना । 


"शिञ्जिनी [ शिञ्ज्‌-- णिनि--डीप्‌ ] 1. धनुष की डोरी 


2. झांवर नूपुर (पैरों में पहना जाने वाला गहना) । 

शिट (म्वा० पर० शेटति) तुच्छ समझना, घृणा करना, 
तिरस्कार करना । 

शित (भू० क० कृ०) [ शो+-क्त ] 1. तेज किया हुआ, 
पेनाया हुआ 2. पतला, कृश 3. छीजा हुआ- क्षीण 
दुर्बल, बलहीन । सम० - अप्रः काँटा, - घारा (वि०) 
तेज घार वाला, शूकः 1. जौ 2. गेहूं । 

शितद्रुः (स्त्रीश) सतलज नाम की नदी दे० 'सतद्रु' । 

शिति (वि०) [ शि+-क्तिच्‌ ] 1. श्वेत 2. काला शि० 
१५।४८ --तिः भूर्जवृक्ष । सम०--कष्ठः 1. शिव 


(१०१७ ) 


का विशेषण--तस्यात्मा शितिकष्ठस्य सैनापत्यमुपेत्य 
बः--कु० २६१, ६1८१ 2. मोर--अवनतशितिकण्ठ 
कण्ठलक्ष्मीमिह दघति स्फ्रिताणुरेणुजालाः--शि ० 
४५६ 3. जलकुक्कुट,--छदः,--पक्ष; हंस,--रत्नम 
नीलम,--वासस्‌ (पुं ) बलराम का विशेषण --विडम्ब- 
यन्तं शितिवासस्तनुम्‌ -चि० १६! 

शिषिल (वि०) [इलथ्‌-- किलच्‌, पृषो०] 1. ढीला, घीमा, 
सुस्त, विश्रान्त 2. विनबंधा, खुला हुआ - श० २1६ 
3. वियुक्त, डाल से टूटा हुआ--श० २।८, 4. निढाल, 
निश्शक्त, असमर्थ 5. दुर्बल, कमजोर--अशिथिल- 
परिरम्भ -उत्तर० १।३४, २७, गाढ या दृढ़ालिगन 
6. पिलपिला, ढीलाढाला 7. घुला हुआ 8. मुर्झाया 
हुआ 9. निष्क्रिय, निरर्थक , व्यर्थ 10. असावधान 
11. ढीलेढाले ढंग से किया हुआ, पूरी पावन्दी के साथ 
जिसको सम्पन्न न किया गया हो 12. फेंका हुआ, 
परित्यक्त, -लम्‌ 1. ढीलापन, शिथिलता 2. सुस्ती 
(शिथिली कृ 1. ढीला करना, खोलना, खुला छोड़ना, 
2. छूट देना, ढील डालना 3. दुर्बल करना, निर्बल 
करना, कमजोर बताना 4. छोड़ देना, परित्यक्त करना 
रघु० २।४१, शिथिली भू 1. ढीला होना, सुस्त होना 
2. गिर पड़ना--मुच्छ० १।१३) ! 

शिथिलयति (ना० घा० पर०) 1. विश्राम करना, घीमा 
करना, ढीला करना 2. छोड़ देना, परित्याग करना 
--वेणी० ५।६ 3. कम करना, शान्त होने देना 
--विक्रम० २। 

शिथिलित (वि०) [ शिथिल+-इतच्‌ ] 1. ढीला किया 
हुआ 2. विश्रान्त, खोला हुआ 3. घुला हुआ, 
प्रविलीन । 

शिनिः [ शी)-निः ह्वस्वशच ] यादवों के पक्ष का एक 
योद्धा (शिनेनंप्त्‌ (पुं०) सात्यकि) । 

झिपिः [ शीन-क्विप्‌, शीत-पा+क, पृषो० हुस्वः इत्वं 
च ] प्रकाश की एक किरण-- (स्त्री०) त्वचा, चमड़ा 

-(नपुं०) जल ीत्याच्छयतयोगाच्च शिपिवारि 

प्रचक्षते--व्यास । सम० विष्ट (वि०) (शिपविष्ट, 
तथा शिविपिष्ट भी लिखा जाता हूँ) 1. किरणों से 
व्याप्त 2. गंजा, गंजेसिर वाला 3. कोढ़ी (ष्टः) 
1. विष्णु 2. शिव 3. गंजी खोपड़ी वाला 4. शिश्ना- 
ग्रच्छदविहीन 5. कोढ़ी । 

शिप्रः [ शि--रक्‌, पुक्‌ ] हिमालय पर्वत पर स्थित एक 
सरोवर। 

झिघ्रा [ शिप्र +-टाप्‌ | शिप्र सरोवर से निकली एक नदी 
का नाम जिसके तट पर उज्जयिनी नगर बसा हुआ 
हँ--शिप्रावात: प्रियतम इव प्रार्थनाचाट्कारः 
--मेघध० ३१। 

शिफ; वे? 'शिफा' । 


१२८ 


झिका (स्त्रीश) 1. रेशेदार जड़ 2. कमल की जड़ 3. जड़ 
4. कोडे की मार 5. माँ 6. एक नदी । सम०-- धरः 
शाखा,--रु$ः वटवृक्ष । 

शिकाकः | £11 ;+कत्‌ ] कमल की जड़ । 

ज्षिबि:ः (वि) ' शि--वि ] 1. शिकारी जानबर 2. भूर्ज- 
बुक्ष 3. एक देश का नाम (ब० व०) 4. एक राजा का 
नाम (कहते हैँ कि कबूतरी के रूप में इसने बाज 
रूपघारी इन्द्र से अग्नि की रक्षा की थी, और तोल में 
कबूतर के बराबर अपना मांस इन्द्र के सामने प्रस्तुत 
किया था) तु० मुद्रा० ६।१७। 

शिबि (वि) का [ शिवं करोति - शिव--णिच्‌ +पण्बुल ] 

` 1. पालकी, डोली 2. अरथी । 

झिबि (वि) रम्‌ [ शेरते राजबलानि अत्र - शी--किरच्‌, 
बुकागमः, ह्वस्वः ] 1. तंबू--धृष्ट्युम्तः स्वशिबिरमयं 
याति सवं सहध्वम्‌--वेणी० ३।१८, शि० ५।६८ 
2. राजकीय तंबू, या खेमा 3. सेना की रक्षा के लिए 
अकाट्य निवेश 4. एक प्रकार का अन्न । 

शिबि (वि) रथः [ रिवेः भूर्जवृक्षस्य ईः शोभा यत्र 
तादृशो रथः ] पालकी, डोली । 

झिम्बा [ शम्‌+ इम्बच्‌, पृषो० ] फली, छीमी, सेम । 

शिस्बिका [ शिम्बा +कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. फली, सेम 
2. एक प्रकार के काले उड़द (कुछ के अनुसार पुं० 
भी) । 

शिम्बी (ली ) 1. फली, सेम 2. एक प्रकार का पौधा । 

शिरम्‌[ शु+क ] 1. सिर 2. पिप्परामूल (इन अर्थों में 
कुछ के अनुसार पुं० भी),--रः 1. शय्या 2. अज- 
गर। सम०--ज बाळू । 

शिरस्‌ (नपुं०) [शु--असुन्‌, निपातः] 1. सिर शिरसा- 
इलाघते पूर्वं (गुणं) परं (दोषं) कण्ठे नियच्छति 
--सुभा० 2. खोपड़ी 3. शृङ्ग, चोटी, शिखर (पहाड़ 
आदि का) --हिमगौरेरचलाधिप: शिरोभिः -कि० ५। 
११, शि० ४।५४ 4. वृक्ष की चोटी 5. किसी चीज़ 
का सिर या शिरोबिन्दु--शिरसि मसीपटलं वघाति 
दीपः--भामि० १।७४ 6. कंगूरा, कलश, उच्चतम 
बिन्दु 7. अग्रभाग, अगला भाग, सेना का अगला भाग 
--श० ७२६, उत्तर० ३।५ 8. मुख्य, प्रधान, 
मुखिया (बहुधा समास के अन्त में) (सघोष व्यंजनों 
के पूर्व शिरस्‌’ बदल कर समास म॑ 'शिरो' हो जाता 
है) । सम० - अस्थि (शिरोऽस्थि) खोपडी,--कपालिन्‌ 
(पुं) मनुष्य-खोपड़ी रखने वाला संन्यासी, 
--गृहम्‌ सबसे ऊपर का घर, चन्द्रशाला, अट्टालिका, 
ग्रहः सिर पीडा, सिर ददं, छेदः - छेदनम्‌ 
(शिरच्छे आदि) सिर काट देना, सिर कलम 
कर देना,-तापिन्‌ (पुं) हाथी, त्रम्‌, - त्राणम्‌ 
1. लोहे को टोप च्युतः शिरस्त्रेश्‍चषकोत्तरेव 


\ 


( १०१८. ) 


जार्‌धु० ७४९, ६६, अपनीतशिरस्त्राणाः-४।६४ 
2. सिर की टोपी, पगडी,-षरा,-र्थिः ग्रीबा, गरदन, 
शि० ४५२, ५।६५,-बौड़ा सिर ददं - फलः नारियल 
का पेड़, - भूषणम्‌ लिर पर पहनने का आभूषण 
"अणि 1. मस्तक पर घारण करने का रत्न 2. चुडा- 
मणि 3. विद्वान्‌ पुरुषों के लिए सम्मानद्योतक उपाधि, 
- भर्मन्‌ (पुं) सूर, -खालिन्‌ (पुं०) शिव का 
विशषण,--रत्नम्‌ शिरोमणि, र्रा सिरदर्द, स्ह 
(पुं०) - रहः (शिरशिक्ह-रहः भी) सिर के बाल 
ऋतु १।४, कु० ५।९, रणु० १५।१६,--बतिन्‌ 
(वि०) मुखिया (पुं०) मुख्य, प्रधान के रूप में रहने 
वारा, बृत्तम्‌ मिरच, - बेष्ट:,-- न्‌ सिर पर 
पहनने का वस्त्र, पगड़ी, - शूलम्‌ सिरदर्द,--हारिन्‌ 
(पुं) शिव का विशेषण । 

शिरसिजः [शिरसि जन्‌--ड सप्तम्या अलुक्‌] सिर के 
बाल,--शि० ७६२! 

शिरस्कम्‌ [शिरस्‌--कन्‌] 1. लोहे का टोप 2. पगडी, 
टोपी । 

शिरस्का [शिरस्क--टाप्‌] पालकी । 

शिरस्तस्‌ (अव्य०) [शिरस्‌--तस्‌] सिर से -कु० ३४९, 
भर्तृ० २1१० ॥ 

शिरस्थ (वि०) [शिरसि भव यत्‌] खिर संबंधी या सिर 
पर स्थित,-- स्यः स्वच्छ केश । 

शिरा (श्‌ु+क-टापू| नलिका के आकार की शरीर की 
वाहिका, नाडी, खून की नाडी, रक्तबाहिनी नाडी । 
सम०--पत्रः कपित्थ, कंथवृक्ष,--बत्तम्‌ सीसा । 

शिराल (वि०) [शिरा+-लन्‌] स्तायवी, शिरायुक्त, शिरा- 
बहुल । 

शिरिः [श--कि] 1. तलवार 2. वध करने बाला, कतल 
करने वाला 3. बाण 4. टिड्डी । 

शिरीषः [श--ईषन्‌, किच्च] सिरस का पेड,--षम्‌ सिरस 
का फूल (यह सुकुमारता का नमूना समझा जाता है) 
-शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यो बाहू तदीयाविति मे वितरक: 
“कु० १४१, ५।४, रषु० १६।४८, मेघ० ६५ । 

शिल (तुदा० पर० शिलति) शिलोंछन, सिला चुगना, 
बालें इकट्ठा करना । 

शिलः,-लम्‌ [शिल्‌ |-क] शिलोंछन, बाले चुनना,-दे० मनु० 
१०।११२ पर कुल्ल्‌०। सम०--उञ्छ; 1. शिलावृत्ति 
2. अनियमित वृत्ति । 

शिला [शिल --टाप्‌] 1. पत्थर चट्टान 2. चक्की 3. चौखट 
की नीचे की लकडी 4. खंब की चोटी 5. कंडरा, 
रक्तवाहिका 6. मनः शिला, मैनसिल 7. कपूर । 
सम० -अष्टकः 1. छिद्र 2. बाड, बाड़ा 3. चौबारा, 
अटारी, - आत्मजम्‌ लोहा,-आत्मिका कुठाली, घरिया, 
"ण्आरम्भा काष्ठकदली, जंगली केला, - आसनम्‌ 


1. वत्थर का आसन, चौकी आदि 2. शैलेय गन्तद्रन्ष, 
गुश्युळ,--आहून्‌ शिलाजतु,---उच्चब: पहाड, विशाल 
जट्टान-रघु०२।३४,--उत्थम्‌ शेलेयगन्षद्रव्य, गुग्गुल, 
- डद्धबम्‌ 1. शेलेयगन्धद्रव्य 2. बढ़िया किस्म की 
चन्दन की लकडी,--ओकस्‌ (पुं०) गरुड़ का बिशेषण 
¬ कुट्टकः पत्थर तोड़ने की हनी, टॉकी,---कुशुमम्‌, 
- बुष्यम्‌, शेलेय गन्षद्रव्य--ज (वि०) शिलाजौत, 
खनिजद्रव्य (-अम्‌) 1. शिलाजीत 2. शेलेयगन्षद्रज्य 
3. पेट्रोल 4. लोहा 5. कोई भी शिलीभूत पदार्थ, 
~ खलु (नपुं०) 1. शिलाजीत 2. गेरु, - जित्‌ (स्त्री०), 
“बहु: शिलाजीत,--धातुः 1. खड़िया मिट्टी 2. गेरु 
3. सफेद शिलीभूत पदार्थे,--बट्टः, पत्थर की शिला 
जिस पर बैठा जाय, शिलासन,--धुत्र:,-पुत्रकः मशाला 
पीसने की छोटी शिला, सिल, - प्रतिकृतिः (स्त्री०) 
प्रस्तर मूरति, फलकम्‌ पत्थर की सिल,--भवम्‌ 
रेलेयगन्धद्रव्य,--भेइः संगतराश की छेनी, टांकी,-रसः 
1. शैलेयगन्धद्रव्य 2. धूप, बल्कलम एक प्रकार की 
काई जो पत्थर पर जम जाती हुँ, - बृष्टि: (स्त्री०) 
1. पत्थरों की वर्षा 1. ओलों की बारिश, बेश्भन्‌ 
(नपुं०) गुफा, पत्थर की दरार, - ब्याधि: शिलाजीत । 


शिलिः [शिरू +-कि] भूजंबृक्ष -- (स्त्री) चौखट की नीचे 
की लकड़ी । 

शिलिस्द: [शिलि--दा--क, पृषो० मुम्‌] एक प्रकार की 
मछली । 


शिली [ शिलि+-डीष्‌ ] 1. दरवाजे कौ चोखट की नीचे 
की लकड़ी 2. एक प्रकार का भूकीट, केंचुआ 3. खंभे 
की चोटी 4. भाला 5. बाण 6. गण्डूपद 7. मेंढकी । 
सम०-- मुखः भौंरा--मिलितशिलीमुखपाटकिपटलकृत 
स्मरतूणविलासे-गीत० १, रघु० ४।५७ 2. बाण-सा 


कुसुमघटितशिलीमुखमनोहरान्मदननरापादिव प्रमद- 
बनात्‌ त्रस्यस्ति--का० २२५, या, युगपद्विका 


शमुदयाद्गमिते शशिनः शिलीमुखगणोऽलभत ` शि० 
९।४१, (दोनों संदर्भो में शब्द (1.) तथा (2.) अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है) 3. मूर्ख । 

शिलीन्ध्रः | शिलीं घरति--धृ--क पृषो० मुम्‌ ] 1. एक 
प्रकार की मछली 2. एक वृक्ष,-्रम्‌ 1. कुकुरमृत्ता, 
साँप की छतरी, जैसा कि “उच्छिलीन्ध्र' में 2. केले के 
वृक्ष का फूल-अधिपुरन्ध्रि शिलीन्ध्रसुगन्धिभि:--शि० 
६1३२, या, अलिनारमतालिनी शिलीन्धे--७२ 
3. ओला । 

शिलीन्ध्रकम्‌ [ शिलीन्ध-]-कन्‌ ] कुकुरमृत्ता, खुंब, साँप 
की छतरी । 

शिलोन्ध्री [ शिलीन्ध्र+डीष ] 1. 
2. केंचुआ । 

शिल्पम्‌ [ शिल--पक्‌ ] 1. कला, ललितकला, यान्त्रिक 


मृत्तिका, मिट्टी 


( १०१९ ) 


कला, (इस प्रकार की कलाएं चौंसठ गिनाई गई हैं) 
2. (किसी भी कला में) कुशलता, कारीगरी 
--माळवि० १६, मुच्छ० ३1१५ 3. विदग्धता, 
पटुता 4. कार्य, शारीरिक श्रम या कार्य 5. कृत्य, 
अनुष्ठान 6. यज्ञीय चमचा, स्रवा । सम० - कर्मस्‌ 
(नपुं०) --क्िया कोई भी शारीरिक श्रम, दस्तकारी, 
“"कार:,-कारकः,- कारिन्‌ दस्तकार, कारीगर, 
-शालम्‌,-शाला कारखाना, निर्माणी, शिल्पबिद्वालय, 
झिल्पगृह, श्ञास्त्रम्‌ 1. कला विषय पर (चाहे ललित 
हो या यान्त्रिक) लिखा गया ग्रंथ 2. शिल्पविज्ञान । 


शिल्पिन्‌ (वि०) [ शिल्प +इनि ] 1. ललित या यात्त्रिक- 


कला संबंधी 2. यांत्रिक, यंत्रवत्‌ (पुं०) 1. दस्तकार्‌, 
कलाकार; कारीगर 2. जो किसी भी कला में 
प्रवीण हो । 


शिव (वि०) [ श्यति पापम्‌-शो--वन्‌, पृषो० ] 1. शुभ, 


मांगलिक, सौभाग्यशाली-इयं शिवाया नियतैरिबाबतिः 
-+कि० ४२१, १1३८, रघु० ११॥३२ 2. स्वस्थ, 
प्रसन्न, समृद्ध सौभाग्यशाली शिवानि बस्तीर्थजलानि 
कच्चित्‌ रघु० ५।८, (==अनुपष्लवानि “गान्त') 
शिवास्ते सन्तु पन्थानः “भगवान्‌ आपकी य आ सफल 
क्रे ,-बः हिन्दुओं के तीन प्रधान देवताओं (त्रिमूति) 
में से तीसरा देव जिसका कार्य सृष्टि का संहार करना 
है, जिस प्रकार ब्रह्मा का कार्य उत्पादन तथा विष्णु का 
सृष्टि-पालन हुँ-एको देवः केशवो बा शिवो वा 
--भतूं० २।११५ 2. पुरुष की जननेन्द्रिय, शिशन 
३. शुभ ग्रहों का योग ५. वेद 5. मोक्ष 6. पशुओं का 
बांधने का खूंटा 7. सुर, देवता 8. पारा 9. गुग्गुळ ल 
10. काला धतूरा, बौ (पुं, द्वि ब०) शिव क्र 
पावंती--कि० ५।४०,-अ्बम्‌ 1. समृद्धि, कल्याण, 
मंगल, आनन्द -तव वत्मंनि वर्ततां शिवम्‌ -- नै० 
२1६२, रत्न० १।२, रधु० १।६० 2. परमानन्द, 
मांगलिकता 3. मोक्ष 4. जल 5. समुद्री नमक 6. सेंधा 
नमक 7. शुद्ध सोहागा । सम०- अक्षम्‌ =रुद्राक्ष, 
दे०,-आत्मकम्‌ सेधा नमक,-आदेझकः 1.शुभ समाचार 
लाने वाला 2. भविष्यववता, - आलयः 1. शिव का 
आवास 2. छाल तुलसी (यम्‌) 1. शिव मन्दिर 
2. समशान,-इतर (वि०) अशुभ, दुर्भाग्यपूर्ण-शिवेतर- 
क्षतये-काव्य० १, -कर ('शिवंकर' भी) (वि०) 
आनन्दप्रदायक, मंगळप्रद,--कीर्तेनः भृंगी का नाम, 
“गति (वि०) समृद्ध, आनन्दित,-घर्मजः मंगलग्रह, 
-ताति (वि०) जिसका अन्त कल्याणकारी हो, 
आनन्ददायक, मंगलप्रद -श्रयत्नः कृत्स्नोऽयं फलतु 
शिवतातिश्च भवतु - मा० ६७ 2. मुदु, जो 
राक्षसी न हो--मा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेधि 
"९1४९, (तिः) मांगलिकता, आनन्द, - वत्तम्‌ 


विष्णु का चक्र, - दार (नपुं०) देवदारु का बेड 
ड्रुमः बल का पेड,-हिष्टा केतकी का पेड,--- धातुः 

पारा,- पुरम्‌-पुरो बनारस, बाराणसी,--पुराणन 
अठारह पुराणों म॑ से एक, प्रियः 1. स्फटिक 2. बक 
नाम का पेड़ 3. घतूरा,--- अहलकः अर्जनवक्ष,--राज- 
घानी वाराणसी, --रात्रिः (स्त्री०) फाल्गुनकृष्ण 
चतुर्दशी जब शिव के सम्मान में कठोरब्रत का पालन 
किया जाता हैं, - लिङ्गस्‌ शिव जिसकी पिडी या लिग 
के रूप में पूजा होती है, - लोकः शिब का संसार 
--वल्लभः आम का वृक्ष,(-भा) पार्वती,-- बाहनः 
सांड, बीजम्‌ पारा,- शेखरः 1. चाँद 2. घतूरा, 
--सुंन्दरी दुर्गा का विशेषण । 

शिवकः [शिव-|-कन] 1. वह खुंटा जिसके साथ प्रायः गौ 
आदि पशु बाघे जाते हे 2. बह खंबा जिससे यशु | 
अपना शरीर रगड़ता हँ, पशुओं के शरीर को खुज- 
लाने के लिए खूंटा । 

सिषा [शिव+-टाप्‌] 1. पार्वती 2. गीदडी -- अहासि निद्रा- 
मशिवेः शिवारुतैः कि० १।३८, हरेरश्च द्वारे शिब- 
शिव शिवानां कलकलः-भामि० १।३२, रधु ० ७।५०, 
११।६१, १२,३९ 3. मोक्ष 4. शमी (जेडी) का वृक्ष 
5. आंवला 6. दूर्वाघास, दूब 7. पीला रंग 8. हल्दी, 
सम० अरातिः कुत्ता,--प्रियः बकरा, - कला शमी 
(जेडी) का वृक्ष,-क्सम्‌ गीदड़ का रोना-- कि० 
१३८ । 

शिवानी [शिव--डीपू, आनुक्‌] शिव की पत्नी पावती । 

शिवालुः [शिव-+-आलुच ] गीवड़ । 

शिशिर (वि०) [शश्‌+-किरच्‌-नि] ठंडा, शीतल, सर्द 
जमा हुआ--कुरु यदुनन्दनचन्दनशिशिरतरेण करेण 
पयोधरे--गीत० १२, रघु ९।५९, १४३, १६४९, 
-रः,-रम्‌ 1. ओस, तुषार या पाला-पद्मानां शिशिरा- 
यम्‌, जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ 
-मेघ० ८३ 2. जाडे का मौसम, (माघ और फाल्गुन 
की) सर्दी-कण्ठेषु स्खलित गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकि- 
लानां रुतम्‌ - श० ६।३ 3. ठंडक, शीतलता । समं० 

- अंशुः-करः,--किरण:,-दोधितिः,-रश्सि: चन्द्रमा 

-बुध इव शिशिरांशोः-विक्रम० ५।२१, शिशिरकिरण- 
कान्तं वासरान्तेऽमिसारयं- शि०११।२१, शिशिरदीधि- 
तिना रजन्यः --ऋतु० ३२, - अत्ययः, -- अपगभः, 
जाडे का अन्त, वसन्त ऋतु - स्वहस्तलूनः शिशिरात्य- 
यस्य (पुष्पोच्चयः) -कुः ३।६१, उपहितं शिशिराप- 
गमश्चिया --रघु० ९३ १,--कालः, समयः जाडे की 
ऋतु,-ध्नः अग्नि का विशेषण । 

शिशुः [शो+कु, सन्वद्भावः, द्वित्वम्‌] 1. बालक, बच्चा, 
शिशुर्वा शिष्या वा--उत्तर० ४।११ 2. किसी भी 
जानवर का बच्चा (बछडा, पिल्ला, छोना आदि) 


( १०२० ) 


श० १।१४, ७।१४,१८ 3. आठ या सोलह बर्षे से कम 
आयु का बालक । सम०--क्रस्द:,- क्रम्दनम्‌ बच्चे का 
रोना,--गन्षा एक प्रकार की मल्लिका, - पालः दम- 
घोष का पुत्र तथा चेदि देश का राजा (विष्णुपुराण 
के अनुसार यह राजा पूर्वजन्म में राक्षसों का राजा 
पापी हिरिण्यकशिपु था जिसे नरसिंह का रूप धारण कर 
विष्णु ने मार गिराया था। उसके पश्चात्‌ इसने दस 
सिर वाले रावण के रूप में जन्म लिया, और राम ने 
इसको मार डाला । फिर इसी ने दमघोष के घर 
जन्म लिया और विष्णु के अष्टम अवतार कृष्ण 
भगवान्‌ से और भी अधिक निष्ठुरता के साथ 
निरन्तर द्वेष करता रहा (दे० शि०१) जब युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में यह कृष्ण से मिला तो उसे बुरा 
भला कहने लगा, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से 
इसका सिर काट डाला । इसकी मृत्यु ही, माधकवि के 
प्रसिद्धकाव्य का विषय है), “हुन्‌, (पुं०) कृष्ण का 
विज्ञेषण, - मारः सूंस नाम का जलजन्तु,--वाहकः, 
नावालक: जंगली बकरा । 

शिशुकः [शिशु--कन्‌] 1. बालक, बच्चा 2. किसी भी 
जानवर का बच्चा 3. वृक्ष 4. सूंस । 

शिइनम्‌, शिस्नम्‌ [शश्‌ ]-नक्‌ इत्वम्‌] पुरुष की जननेन्द्रिय, 
लिङ्ग -याज्ञ ० १।१७, मनु० ११।१०४। 

शिश्विदान (वि०) [श्वित्‌ +-सन्‌ +-आनचू, सनो लुक्‌, 
द्वित्वम्‌, रकारस्य दकारः 1. पवित्र आचरण वाला, 
सद्गुणी, पुण्यात्मा 2. दुष्ट, पापी । 

शिष्‌ । (म्वा पर०, शेषति) चोट पहुँचाना, मार 
डालना । 
(स्वा पर०, चुरा» उभ० शेषति, शेषयति-ते) 
अवशिष्ट छोड़ देना, बचा देना । 
ग (रुघा० पर० शिनष्टि, शिष्ट) 1. बाक़ी छोड़ना, 
बचा रखना, अवशिष्ट छोड़ना 2. दूसरों से भिन्नता 
करना--प्रेर० (शेषयति-ते) छोड़ना, अब--, बाकी 
छोड़ना, पीछे छोड़ना (प्रायः कर्मवा० में) स्तम्बेन 
नीवार इवावशिष्ट:--रधु० ५1१५, कियदवशिष्टं 
रजन्याः - श० ४, निद्रागमसीम्तः कियदवशिष्टम्‌ 
~ महावी० ६, भग० ७।२, उद्‌ -., बाक़ी छोड़ना 
--दे० 'उच्छिष्ट', परि--, अवशिष्ट छोड़ना (प्रेर० 
भी -- भविता करेणपरिशेषिता मही--भामि० 
१।५३, वि--, 1. विशिष्ट करना, विशेषता देना, 
विशेष रूप से कहना, परिभाषा करना 2. भेद करना, 
विवेचन करना 3. बढ़ाना, ऊँचा करना, वृद्धि करना, 
गहरा करना -पुनरकाण्डविवर्तेनदारुणो विधिरहो 
विशिनष्टि मनोरुजम्‌ -मा० ४४, उत्तर० ४१५ 
(कर्मवा०) 1. भिन्त होना--रघु० १७।६२ 2. 
अपेक्षाकृत अच्छा या ऊँये दर्ज का होना, आगे बढ़ 


जाना, श्रेष्ठ होना, (अपा० के साथ) अपेक्षाकृत 
बढ़िया और दूसरों से अच्छा होना- मनु० २।८३, 
३।२०३, (प्रेर०) आगे बढ़ जाना श्रेष्ठ होना-मुच्छ० 
४1४, मालवि० ३५ । 

शिष्ट (भू० क०कृ०) [शास्‌+-क्त, शिष्‌-क्त वा] 1. 
छोड़ा हुआ, बचा हुआ, अवशिष्ट, बाकी 2. आदिष्ट, 
समादिष्ट 3. प्रशिक्षित, शिक्षित, अनुशिष्ट 4. सषाया 
हुआ, पालतू, वश्य 5. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ -- शि० २1१० 
6. सद्गुणसंपन्न, माननीय 7. शिष्ट, नञ्ज 8. मुख्य, 
प्रधान, श्रेष्ठ, उत्तम, पूज्य, प्रमुख,- ष्टः प्रमुख या 
पूज्य व्यक्ति 2. बुद्धिमान्‌ पुरुष 3. परामर्शदाता । 
सम०- आवारः 1. बुद्धिमान्‌ मनुष्यों का आचरण 
शिष्टाचरण, सच्चरित्र,--सभा विद्वान्‌ या भ्रष्ठ 
पुरुषों की सभा, राज्यसभा । 

झिष्टिः (स्त्री?) [शास्‌+-क्तिन्‌] 1. राज्य, शासन 2. 
आज्ञा, आदेश 3. सजा, दण्ड । 

शिष्य: [शास्‌+-क्यप्‌] 1. छात्र, चेला, विद्यार्थी, 
--शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ - भग० २।७ 
2. क्रोध, आवेश । सम० - परस्परा चेलों का अनु- 
क्रम किसी गुरु-संप्रदाय की परंपरित शिष्यमंडली, 
-शिष्टि: (स्त्री ०) छात्र का शोधन, भत्सँना । 

शिक्लः, शिह्ूकः [सिह +-लक्‌, नि० सस्य शः] शैलेय 
गन्धद्रव्य । ० 

शो (अदा० आ० शेते, शयित, कमंबा० शय्यते, इच्छा» 
शिशयिषते) 1. लेटना, लेट जाना, विश्राम करना, 
आराम करना, इतश्च शरणाथिनः शिखरिणां गणाः 
झेरते-भतृं० २।७६ 2. सोना, (भालं० से भी) 
नकि निःशङ्क शेषे-शेषे वयसः समागतो मृत्युः । अथवा 
सुखं शयीथा निकटे जागति जाह्नवी जननी --भामि० 
४1३०, भतूँ० ३७९, कु० ५।१२, प्रेर० (शाययति 
तते) सुलाना, लिटाना, अति--, 1. सोने में पहल 
करना 2, बाद में सोना- अपेक्षाकृत देर तक सोना 
~~ अहं पतीन्नातिशये-- महा० 3. श्रेष्ठ होना, आगे 
बढ़ जाना-_पूर्वान्महाभाग तयातिशेषे- रघु० ५।१४, 
चरितेन चातिशयिता मुनयः--कि० ६1३२, भट्टि० 
७४६, (प्रेर०) आगे बढ्ने का कारण बनना-धाम्या- 
तिशाययति घाम सहस्रघाम्नः-मुद्रा० ३।१७, अधि-, 
(स्थान में कर्म० के साथ) लेटना, सोना, आराम 
करना--अध्यशयिष्ट गाम्‌ भट्टि १५१४, अमुं 
युगान्तोचितयोगनिद्रः संहुत्य लोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते 
- रघु० १३।६, १६।४९, १९।३२, कि० १।३८, 
2. बसना, रहना, भट्टि १०।३५, उप - , सोना, 
निकट लेटना, सम :-, संदेह में होना--संशय्य कर्णा- 
दिषु तिष्ठते य:--कि० ३1१४, ४२, भामि० २।११५। 

शी [ शी +-क्विप्‌ ] 1. निद्रा, विश्राम 2. शान्ति। 


( १०२१ ) 


झीक्‌ । (स्वा० आ० शीकते) 1. तर करना, छिड़कना 
2. शनै: शन: जाना, हिलना-जुलना । 
अ॑ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० शीकति, शीकयति-ते) 
1. क्रोध करना 2. आद्रे करना, गीला करना । 

शीकर: [शीक्‌-+-अरन्‌] 1. वायुप्रेरित छींटे, सूक्ष्मवृष्टि, 
बौछार, तुषार--कु० १॥१५, २५२, रघु० ५।४२, 
९।६८, कि० ५1१५ 2. जलकण, वृष्टिकण--गतमु- 
परिधनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकर- 
क्लिन्ननेमि:--श० ७७, रघु० १७।६२,-रम्‌ 1. सरल- 
वृक्ष 2. इस वृक्ष की राल । 

शीघ्र ( वि० ) [शिद्ध +-रक्‌, नि०] फुर्तीला, त्वरित, 
सत्वर--विबभ्रत्मणि मण्डलचारशी प्र: - विक्रम०५।२, 
"श्र: ( ज्योति० में ) ग्रहयोग,- ध्रम्‌ ( अव्य० ) 
फुर्ती से, तेज़ी से, जल्दी से । सम०-उच्चः (ज्योति० 
में) ग्रहयोग,-- कारिन्‌ ( वि० ) फुर्तीला, चुस्त, 
~ कोपिन्‌ (वि०) चिडचिडा, क्रोधी, चेतनः कुत्ता, 
~ बुद्धि (वि०) तीक्ष्णबुद्धि वाला, तेज बुद्धिवाला, 
--लङ्धन (वि०) तेज जाने वाला, पेर फुर्ती से 
रखने वाला--घट० ८, बैधिन्‌ (पुं०) तेज़ धनुर्धर । 

शीघ्निन्‌ (वि०) [शीघ--इनि] सत्वर, फुर्तीला । 

शीश्रिय (वि०) [शीघ्र +-घ] चुस्त,-यः 1. विष्णु 2. शिव 
बिल्लियों की लडाई । 

घ्रभम्‌ [शीघ्र +-यत्‌] चुस्ती, शी घ्रता । 

शीत्‌ (अव्य०) आकस्मिक पीड़ा या आनन्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि (विशेषकर आनन्दोद्रेक की 
वह ध्वनि जो सम्भोग के समय होती है) । सम० 
-"कारः-कृत्‌ (पुं०) उपर्यूक्तध्वनि, सिसकारी । 

शीत (वि०) [स्ये+-क्त] 1. ठण्डा, शीतल, जमा हुआ, 
"तब कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो:--श० ३।२ 
2. मन्द, सुस्त, उदासीन, आलसी 3. अलस, सुस्त, 
जड़, - तः 1. एक प्रकार का नरकुल 2. नील का 
वृक्ष 3. जाड़े की ऋतु, (नपुं० भी) 4. कपूर, तम्‌ 
1. उण्डक, शीतलता, सर्दी आः: शीतं तुहिनाचलस्य 
करयो:--काव्य १० 2. जल 3. दारचीनी । सम० 
-“अंशुः 1. चाँद ` वक्वेन्द्रौ तव सत्ययं यदपरः 
शीतांशुरुज्जुम्भते -काव्य० १० 2. कपूर, अदः 
मसूड़ों के पकजाने या उनमें ब्रण हो जाने का रोग, 
पायरिया, अद्रिः हिमालय पहाड,--अश्मन्‌ (पुं० 
चन्द्रकान्तमणि,- आते (वि०) ठंड से व्याकुल, जाडे 
से ठिठुरा हुआ, उत्तमम्‌ पानी, कालः जाड़े की 
ऋतु, सर्दी का मोसम, कालीन (वि०) जाडे में 
होने वाला,--कृच्छः,- च्छम्‌ एक प्रकार की धार्मिक 
साघना,--गन्धम्‌ सफेद चन्दन,-भुः 1. चाँद 2. कपूर, 

- चम्पकः 1. दीपक 2. दर्पण, दोषितिः चाँद,-पुष्पः 

शिरीष का वृक्ष, शिरस का पेड, - पुष्पकम्‌ शेलेय 


गन्घद्रब्य, -प्रभः कपूर,--भानुः चाँद, --भीद: एक 
प्रकार की मल्लिका, - भयूलः, मरीचिः, रहिन: 
1. चाँद 2. कपूर,--रम्यः दीपक, - रुच्‌ (पुं०) चाँद, 
= वल्कः गूलर का पेड़, - वीर्यकः बड़ का पेड़,--शिव: 
शमीवुक्ष, जैंडी का पेड़, ( बम्‌ ) 1. सेंधानमक 
2. सुहागा, शूकः जौ, - स्पर्शं (वि०) ठंडक पहुंचाने 
वाला । 

शोतक (वि०) [शीत+-कन्‌] ठण्डा, दे० “शीत, कः 
1. कोई ठण्डी वस्तु 2. जाडे की ऋतु, सर्दी का मौसम 
3. मन्थर, दीघंसूत्री 4. आनन्दित, निश्चिन्त 5. बिच्छू। 


शीतल (वि०) [शीतं लाति-ला+-क, शीतमस्त्यस्य ल्च्‌ 
वा] ठण्डा, शीतलगुण युक्त, सर्द, (ठण्ड के कारण) 
जमा हुआ (आल० से भी) - अतिशीतलमप्यम्भः 
कि भिनत्ति न भूभृतः-सुभा०, महदपि परदुःखं शीतलं 
सम्यगाहुः--विक्रम० ४।१३, लः 1. चाँद, 2. एक 
प्रकार का कपुर 3. एक प्रकार का धामिक अनुष्ठान, 
लम्‌ 1. उण्डक, ठण्डापन 2. जाड़े की ऋतु 
3. शेलेयगन्धद्रव्य 4. सफेद चन्दन, या चन्दन 5. मोती 
6. तृतिया 7. कमल 8. वीरण नामक मूल । सम्‌० 
~ छदः चम्पक वृक्ष,-जलम्‌ कमल,-प्रदः-दम्‌ चन्दन, 
-णषष्ठी माघ शुक्ला छठ । 

शोतरूकम्‌ [शीतल--कन्‌] सफेद कमल । 

शीतला [शीतल ॑-टाप्‌] 1. चेचक 2. चेचक (शीतला) 
की अधिष्ठात्री देवता । सम० - पुजा शीतला देवी 
की पूजा । 

शीतली [शीतल--डीष्‌] चेचक । 

शीता दे० 'सीता' । 

शीतालु (वि०) [शीतं न सहते-- शीत+-आलुच्‌] सर्दी 
से ठिठुरता हुआ, जिसे सर्दी लग गई है, जाडे के 
कारण कष्ट पाता हुआ - शि० ८।१९। 

झीत्य दे० 'सीत्य' । 

शोधू (पुं, नपुं०) [ शी+-धुक्‌ ] 1. कोई भी प्रासुत 
मदिरा, अंगूरी शराब 2. शराब । सम०-- गन्धः 
बकुळ वृक्ष, मोलसिरी का पेड़, - पः शराबी । 

शीत (वि०) [ श्ये+-क्त ] 1. जमा हुआ, घनीभूत, - नः 
1. जड़, बुद्ध 2. अजगर। 

शीभ्‌ (म्वा० आ० शीभते) 1. शेखी बघारना 2. बतलाना, 
कहना, बोलना, (कथने ? ) । 

शीम्यः [शीभ्‌+-ण्यत्‌ | 1. सांड 2. शिव । 

शीरः [शीङ्‌ +-रक्‌] अजगर दे० 'सीर' भी । 

शोणं (भू० क्‌० कृ०) [ शु~-क्त ] 1. कुम्हलाया हुआ, 
मुझाया हुआ, सड़ा हुआ 2. सूखा, शुष्क 3. ट्टा फूटा, 
चूर चूर हुआ 4. दुबला-पतला, कृश (दे० शु) ,--णेम्‌ 
एक प्रकार का गन्ध द्रव्य सम० अङ्घ्रिः,--पादः 
1. यम का विशेषण 2. शनिग्रह का विशेषण,--पर्णम्‌ 


( १०२२ ) 


कुम्हलाया हुआ पत्ता (इसी प्रकार 'शीणंपत्रम्‌ (न॑ः) 
नीम का पेड़, - वुन्तम्‌ तरबूज । 

ज्ञीजि (वि०) [ श्‌+-क्विन्‌ ] विनाशकारी, आघातयुक्‍्त, 
अनिष्टकर, क्षतिकर । 

शोषेम्‌ | शिरस्‌ पृषो० शीर्षादेशः, शु- क सुक्‌ च वा ] 
1. सिरशीषे सर्पो देशान्तरे वेद्यः - कर्प्‌ र०, मुद्रा? 
१।२१ 2. काला अगर । सम० अवशेधः केवल 
सिर ही बचा हुआ,--आमयः सिर का कोई भी | 
--छेदः सिर काट डालना, --छेलद्य (वि०) जिसका 
सिर काट डालना चाहिए, सिर काट कर मारे जाने के 
योग्य --उत्तर० २८, रघु० १५।५१, - रक्षकम्‌ लोहे 
का टोप । 

शौषंकः [ शीषं ‡-कन्‌ ] राहु का विशेषण, कम्‌ 1. सिर 
2. खोपड़ी 3. लोहे का टोप 4. सिर का वस्त्र, (टोपी, 
टोप आदि) 5. व्यवस्था, निर्णय, न्यायालय का 
निर्णय । 

शौर्षण्यः [ शीर्षन्‌ +-यत्‌ ] साफ़ तथा सुलझे हुए सिर के 
बाल,--ण्यम्‌ 1. लोहे का टोप 2. टोप, टोपी । 

औीर्षन्‌ (नपुं) [ शिरस्‌ शब्दस्य पृषो० शीर्षन्‌ आदेशः ] 
सिर, (इस शब्द के पहले पाँच वचनों में कोई रूप 
नहीं होते, कमं० द्वि० व० के पश्चात्‌ 'शिरस्‌' या 
'शीर्ष' को विकल्प से आदेश हो जाता हूँ) । 

शील्‌ 1 (म्वा० पर० शीलति) 1. मध्यस्थता करना, भली 
भांति सोचना 2. सेवा करना, सम्मान करना, पूजा 
करना 3. सम्पन्न करना, अभ्यास करना । 
1 (चुरा० उभ० शीलयति-ते) 1. सम्मान करना, 
पुजा करता 2. बार बार अभ्यास करना, प्रयोग 
करना, अध्ययन करना, चिन्तन करना, ध्यान करना 
--श्रुतिशतमपि भूयः शीलितं भारतं वा भामि० 
२।३५, शीलयन्ति मुनयः सुशीलताम्‌ -कि० १३।४३ 
3. धारण करना, पहनना-चल सखि कुञ्जं सतिमिर- 
पुञ्जं शीलय नीलनिचोलम्‌-गीत० ५ 4. जाना, दर्शन 
करना, बार बार जाना--यदनुगमनाय निशि गहन- 
मपि शीलितम्‌ - गीत० ७, स्मेरानना सपदि शीलय 
सौधमौलिम्‌ भामि० २।४, अनु - , परि , बार 
बार अभ्यास करना, सुधारना, चिन्तन करना--शश्व- 
च्छू,तोऽपि मनसा परिशीलितोऽसि--राज० । 

शीलः [ शील्‌ ञ-अच्‌ ] अजगर, - लम्‌ 1. स्वभाव, प्रकृति, 
चरित्र, प्रवृत्ति, रचि, आदत, प्रथा -समानशीळव्य- 
सनेषु सख्यम्‌ - सुभा०, 'अनुसक्त' “दुव्येस्त' 'प्रवण' 
'लींन' 'अभ्यास' आदि अथ प्रकट करने के छिए 
बहुधा समास के अन्त में प्रयुक्त, कलहशील 'कलह 
करने के स्वभाव वाला 'झगड़ालू' भावनशील चिन्तन- 
शील, इसी प्रकार दान”, मृगया”, दया” पुण्य”, 
आश्वासन) आदि 2. आचरण, व्यवहार 3. अच्छा 


स्वभाव, अच्छी प्रकृति -शीलं परं भूषणम्‌--भर्तुँ० 
२।८२ पंच० ५।२ 4 सद्गुण, नैतिकता, सदाचरण, 
सञ्जीवन, शुचिता, ईमानदारी--दौर्मन्त्यान्नुपतिवि- 
नश्यति'"" ` "शीलं खलोपासनात्‌ --भतृं० २४२, ३९, 
तथा हि ते शीलमुदारदशंने तपस्विनामप्युपदेशतां 
गतम्‌--कु० ५।३६, कि० ११।२५, रघु० १०।७० 
5. सौन्दर्य, सुन्दर रूप। सम० खण्डनम्‌ शुचिता 
या नैतिकता का उल्लंघन-पंच० १, धारिन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण,--वंचना शुचिता का उल्लघन, 
प्राप्तेयं शीलवंचना--मृच्छ० १।४४। 

शीलनम्‌ [ शील्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बार बार अभ्यास, प्रयोग, 
अध्ययन, सवर्घन 2. निरन्तर प्रयोग 3. सम्मान करना, 
सेवा करना 4. वस्त्र पहनना । 


शीलित (भू० क० कु०) [शील्‌+-क्त] 1. अभ्यस्त, 
प्रयुक्त 2. धारण किया हुआ 3. बार-बार किया 
हुआ, देखा हुआ 4. कुशल 5. युक्त, सहित, 
सम्पन्न । 

झीबन्‌ (पुं ) [ शीङ्‌ +-क्वनिप्‌ ] अजगर। 

शुंशुमारः [ 'शिशुमार' का भ्रष्ट रूप] सूस नामक 
जल जन्तु । 

शुक्‌ (म्वा० पर० शोकति) जाना, हिलना-जुलना । 

शुकः [ शुक्‌ +क | 1. तोता-आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते 
शुकसारिकाः-सुभा०। तुंडैराताञ्रकुटिलैः पक्षहेरितको- 
मलेः । त्रिवर्णराजिभिः कण्ठैरेते मंजुगिरः शुकाः 
काव्या० २९ 2. सिरस का पेड़ 3. व्यास का एक 
पुत्र (कहा जाता हे कि 'शुक' व्यास के वीयं से 
उत्पन्न हुआ था, जब घृताची नाम की अप्सरा शुकी 
के रूप में इस पृथ्वी पर घूम रही थी तो उसको 
देख कर ब्यास का वीर्यपात हो गया था । शुक 
जन्म से ही दार्शनिक था उसने अपनी नैतिक वाकू- 
पटुता से स्वर्गीय अप्सरा रम्भा के काम मार्ग पर 
प्रेरित करने के प्रत्येक प्रयत्न का सफलता पुर्वक 
मुकाबला किया। कहते हैं कि उसी ने राजा 
परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया । अत्यन्त कठोर 
साधक के रूप में उसका नाम किवदन्ती की तरह 
प्रसिद्ध हो गया,--कम्‌ 1. कपडा, वस्त्र 2. लोहे का 
टोप 3. पगड़ी 4. वस्त्र की किनारी या मगजी । 
सम०-अदनः अनार का पेड़,-तरुः,- द्रुमः सिरस का 
पेड नास (वि०) तोते जैसी नाक वाला, -- नासिका 
तोते की नाक जैसी नाक, - पुच्छः गन्धक, - पुष्पः, 
-प्रियः सिरस का पेड़,-पुष्पा जामुन का पेड़,-बल्लभः 
अनार का पेड़, वाहः कामदेव का विशेषण । 

शुक्त (भू० क० कृ०) [ शुच्‌ +-क्त ] 1. उज्ज्वल, विशुद्ध, 
स्वच्छ 2. अम्ल, खट्टा 3. ककंश, खरखरा, कड़ा, 
कठोर 4. संयुक्त, जुड़ा हुआ 5. परित्यक्तं, एकाकी, 


( १०२३ ) 


- क्तम्‌ 1. मांस 2. कांजी 3. एक प्रकार का खट्टा | शुक्षिः [ शुस्‌--क्सिः | 1. वायु, हवा 2. प्रकाश, कान्ति 
अग्नि 


तरल पदार्थ, (सिरका आदि) । 
जक्तिः (स्त्री०) [शुच्‌-+ क्तिन्‌ ] 1. सीप का खोल 
मोती की सीप-- पात्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति 
शिल्पमाधातुः । जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां 
पयोदस्य-मालवि० १।६, भतूँ० २६७ रघु० १३।१७ 
2. शंख 3. छोटी सीप, पुट्ठा 4. खोपड़ी का एक 
भाग 5. घोड़े की छाती (या गर्दन पर) पर बालों 
का घू घर, शि० ५।४, दे० उस पर मल्लि० 6 एक 
प्रकार का गंधद्रव्य 7. दो कर्ष के समान विशेष 
तोल । सम०--उड्भूबं - जम्‌ मोती, पुटम्‌,--पेशी 
भोती की सीप का खोल,--वधूः मोती का सीप, 
~ बीजम्‌ मोती । 
शुक्तिका | शुक्ति+-कन्‌-टाप्‌ ] मोती का सीप, सीपी । 
शुक्रः [शुच्‌ञ-रक्‌, नि० कुत्वम्‌] 1. शुक्रग्रह 
2. राक्षसों के गुरु जिसने अपने जादू के मंत्रों से युद्ध 
में मरे हुए राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया था -- दे० 
'कच' ,देवयानी' और 'ययाति' 3. ज्येष्ठमास 4. अग्नि, 
- क्रम्‌ 1. वीर्य--पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री 
भवत्यधिके स्त्रियाः - मनु० ३1६९, ५।६३ 2. किसी 
भी वस्तु का सत्‌। सम०--अङ्कः मोर,--कर 
(वि०) शुक्र या वीर्य सम्बन्धी, (रः) हड्डियों में 
रहने वाली मज्जा, वारः,- वासरः भृगुवार, जुमा 
-शिष्यः राक्षस । 
शुक्रल, शुक्रिय (वि०) [| शुक्रत-ला-{-क, शुक्र+घ ] 
1. वीर्यसम्बन्धी 2. शुक्र या वीये को बढ़ाने वाला । 
शुक्ल (वि०) [शुच्‌+-लूक्‌, कुत्वम्‌ ] सफेद, विशुद्ध, 
उज्ज्वल जैसा कि “शुक्लापाङ्ग मे, - कलः 1. सफेद 
रंग 2. चांद्रमास का उज्ज्वल या सुदी पक्ष 3. शिव, 
- क्लम्‌ 1. चाँदी 2. आंखों की सफदी में होने वाला 
रोग विशेष 3. ताजा मक्खन 4. (खट्टी) कांजी । 
सम ०--अद्भूः:- अपाडूः मोर (आँखों के श्वेत कोण 
होते के कारण) शुक्लापांगैः सजलनयनेः स्वागतीकृत्य 
केकाः --मेध० २२-अम्लम्‌ एक प्रकार का खट्टा 
साग, चूक,-उपला रवेदार चीनी,-कण्ठकः एक प्रकार 
का जल कुक्कुट,--कर्मन्‌ (वि०) शुद्धाचारी, सद्गुणी, 
- कुष्ठम्‌ सफ द कोढ़,--घातुः खड्या मिट्टी, पक्षः 
मास का मुदी पक्ष,- वस्त्र (वि०) श्वेत सस्त्रघारी, 
—वायसः सारस 
शुक्लक (वि०) [ शुक्ल +-कन्‌ ] सफ़ेद,--कः 1. सफेद 
रंग, 2. चान्द्र मास का सुदी पक्ष । 
शुक्लल (वि०) [ शुक्ल+-ला+-क ] सफ द। 
शुक्ला | शुक्ल+-टाप्‌ ] 1. सरस्वती 2 रवेदार चीनी 
ब 3. श्वेतवर्णं वाली स्त्री 4. काकोली नाम का पौधा । 
शुक्लिमन्‌ (पुं) [ शुक्ल+-इमनिच्‌ ] स्वेता, सफ दी । 


3. अग्नि । 

झड़: [ शुम्‌+-ग, नि० साधु: ] 1. बड़ का पेड़ 2. पेंबदी 
बेर का पेड़ 3. अनाज का टुंड़, किशारु । 

शुङ्गा | शुङ्ग--टाप्‌ | 1. नूतन कली का कोष 2. जौ या 
अनाज की बाल, किशार्‌ । 

शुद्धित्‌ (१०) [ शुङ्गाञ-इति ] बड़ का पेड, वटवृक्ष 1. 

शुच्‌ 1 (म्वा० पर० शोचति) खिन्न होना, दुःखी होना, 
शोक करना, विलाप करना--अरोदीद्रावणोऽशोची- 
न्मोहे चाशिश्रियत्परम्‌ --भट्टि० १५७७१, २१।६, 
भग० १६५ 2. खेद प्रकट करता, पछताना, 
अनु ,शोक मनाना, विलाप करना, खेद प्रकट करना 

नष्टं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पंडिताः पंच० 

१।३३३--भग० २।११, वेणी० ५४, उत्तर० ३।३२, 
परि---, विलाप करना, शोक मनाना ! 
1 (दिवा उभ० शुच्यति--ते) 1. खिन्न होना, 
दुःखी होना 2. आद्र होना 3. चमकना 4. स्वच्छ 
या निर्मल होना 5. कुम्हलाना, मुर्झाना । 

शुच्‌, शुचा (स्त्री०) [ शुच्‌ +-किविप्‌, टाप्‌ वा ] रंज, शोक, 
कष्ट, दुःख-विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः 
-उत्तर० ३।२२, कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहौ 
शुचम्‌-रघु० १२।७५, ८।७२, मेघ० ८८, श० ४।१८। 

शुचि (वि०) [ शुच्‌+कि ] 1. विमल, विशुद्ध, स्वच्छ 
--सकलहंसगुणं शुचिमानसं--कि० ५।१३ 2. श्वेत, 
कि० १८।१८ 3. उज्ज्वल, चमकदार--प्रभवति शुचि- 
बिम्बोद्ग्राहे मणिर्न मुदां चयः--उत्तर० २।४ 
4. सद्गुणी, पवित्रात्मा, पुण्यात्मा, निष्पाप, निष्कलंक 

अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः - श० ५।२७, पथः 

शुचेदंश॑यितार ईश्वराः---रघु० ३।४६, कि० ५।१३ 
5. पवित्रीकृत, निर्मल किया हुआ, पुनीत बनाया 
हुआ--रघु० १।८१, मनु० ४७१ 6 ईमानदार, 
खरा, निष्ठावान्‌, सच्चा, निइछल--पंच० १।२०० 
7. सही यथाथ,-चिः 1. श्वेत वर्णं 2. पवित्रता, 
पवित्रीकरण 3. भोलापन, सद्गुण, भद्रता, खरापन 
4. शुद्धता, यथार्थता 5. ब्रह्मचारी की दशा 6. पवि- 
त्रात्मा 7. ब्राह्मण 8. ग्रीष्म ऋतु--उपथयौ विदघन्न- 
वमल्लिकाः शुचिरसौ चिरसौरभसंपदः शि० ६।२२, 
१।५८, रघु० ३।३, कु० ५।२० 9. ज्येष्ठ और 
आषाढ के महीने 10. निष्ठावान्‌ या सच्चा मित्र 
11. सूर्य 12. चन्द्रमा 13. अग्नि 14, अंगार रस 
14. शुक्रग्रह 16. चित्रक वृक्ष । सम ०-द्रुमः पवित्र वट- 
वृक्ष, मणिः स्फटिक, -भल्लिका एक प्रकार की 
चमेली, नवमल्लिका, -रोखिस्‌ (पुं०) चन्द्रमा, --ब्रत 
(वि०) पुण्यात्मा, सद्गुणी,--स्मित (वि०) मधुर 
मुस्कान वाला--कु० ५1२०, रघु ० ८४८ । 


( १०२४ ) 


भुचिस्‌ (नपुं०) [ शुच्‌+-इसुन्‌ ] प्रकाश, कान्ति । 


शुच्य (म्वा० पर० शुच्यति) 1. स्नान करना, नहाना-. 


घोना 2. निचोड़ना, (रस) निकालना 3. अर्क खींचना 
4. बिलोना । 

शुटीरः [ =शौटीरः, पृषो० ] वीर, नायक । 

शुठ्‌ । (म्वा० पर० शोठति) 1. बाघा डाला जाना, रुका- 
वट डाली जानी 2. लड़खड़ाना, लंगडा होना 
3. मुकाबला करना । 
औं (चुरा० उभ० शोठयति-ते) सुस्त होना, आलसी 
होना, मन्द होना । 

शुष्टर (म्वा० पर०, चुरा० उभ शुष्ठति, शुण्ठयति-ते) 
1. पवित्र करना 2. सूखना, दे० शुठ्‌ (1) भी । 

शुष्ठिः-ठी (स्त्री०), शुष्ठयम्‌ [गुण्ट 1. इन्‌ शुंठि+-डीष्‌, 
शुण्ठ्‌‡-यत्‌ ] सोंठ, सूखा अदरक । 

शुष्डः [ शुण्ड--अच्‌ | 1. मदमाते हाथी के गण्डस्थल से 
निकलने वाला रस 2. हाथी की सूँड। 

शुण्डकः [ शुण्ड}-कन्‌ | 1. शराब खींचने वाला, कलाल 
2. एक प्रकार का सैनिक संगीत या वाद्ययन्त्र । 

शुष्डा [शुण्ड+-टाप्‌] 1. हाथी की सूँड 2.खींची हुई शराब 
3. मद्यपानगृह, मधुशाला 4. कमल डण्डी 5. वेश्या, 
रंडी 6. कुटनी, दूती । सम०--पानम्‌ मदिरालय, 
शराबखाना । 

शुध्डारः [ शुण्ड +-ऋ--अण्‌ | 1. शराब खींचने वाला 
2. हाथी की सूंड या नासावृद्धि-महावी० १।५३। 

शुश्ढालः [ =-शुण्डारः, रलयोरभेदः ] हाथी । 

शुण्डिका | शुण्डा कन्‌ --टठाप, इत्वम्‌ ] दे० “शुण्डा' । 

शुष्डिन्‌ (पुं) { शुण्ड{-णिनि ] 1. शराब खींचने वाला, 
कलाल 2. हाथी । सम० -भूषिका छंछून्दर । 

शुतुद्रि,-बुः (स्त्रीश) सतलुज नदी --तु० “शतद्रु' । 

शुद्ध (भू० क० कृ०) [ शुय्‌+-क्त ] 1. विशुद्ध, विमल, 
पवित्रीकृत-अन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः 
-मेघ० ४९.2. पुनीत, अकलुषित, शुचि, निर्दोष 
-~अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुषेव सा -रघु० 
१५।७७, १४।१४ 3. इवेत, उज्ज्वल 4. निष्कलंक, 
वेदाग 5. भोला-भाला, सीधा-सादा, निर्दोष 6. ईमा- 
नदार, खरा 7. सही, अशुद्धिरहित, यथार्थ 8. ऋण 
चुकाया गया, कजे अदा किया गया 9. केवल, मात्र 
10. सरल, विशुद्ध, अनमिश्रित, (विप० मिश्र) 
11. अद्वितीय 12. अधिकृत 13. पनाया हुआ, तेज़ 
किया हुआ 14. अनुनासिक, -द्घः शिव का विशेषण, 
डम्‌ 1. कोई भी विशुद्ध वस्तु 2. विशुद्ध सुरा 
3. सेंघा नमक 4. काली मिच । सम० - अन्तः राज! 
का अन्तःपुर, रनवास, अन्दर महल--शुद्धान्तदुलंभ- 
मिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य--श० १।१७, 
कु० ६५२, चारिन्‌ (पुं०) अन्तःपुर का सेवक, 


कंचुकी --उत्तर० १, "पालकः, “रक्षक अन्तःपुर का 
रखवाला, - आत्मन्‌ (वि०) शुद्धात्मा, ईमानदार 
--ओइनः (शुद्धोदनः) विख्यात बुद्ध का पिता "लुतः 
बुद्ध -खेतन्यम्‌ 0004 , प्रतिभा, प्रज्ञा-जंधः गधा 
--धी,--भाव, - मति (वि०) विशुद्धमना, निर्दोष, 
ईमानदार । 

शुद्धिः (स्त्री) [ शुघ्‌+-क्तिन्‌ ] 1. विशुद्धता, स्वच्छता 
2. चमक, कान्ति-मुक्तागुणशुद्धयोऽपि (चन्द्रपादाः) 
--रघु० १६।१८ 3. पवित्रता, पुण्यशीलता तीर्थाः 
भिषेकजां शुद्धिमादधानाः महीक्षितः--रघु० १1८५ 
4. पवित्रीकरण, प्रायश्चित्त, परिशोधन, प्रायश्चित्त 
परक कृत्य-शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत 
-रघु० १२।१० 5. पवित्रीकरणम्‌ लक या प्रायरिचित्त 
परक संस्कार 6. (ऋण) परिशोध 7. प्रतिहिसा, 
प्रतिशोध 8. छुटकारा, (जांच द्वारा सिद्ध) निर्दोषता 
9. सचाई, यथार्थता, याथातथ्यता 10. समाधान, 
संशोधन 11. व्यवकलन 12. दुर्गा । सम०--पत्रम्‌ 
ऐसी सूची जिसमें अशुद्ध शब्द शुद्ध रूपों सहित लिखे 
गये हों 2. प्रायश्चित्त के द्वारा हुई शुद्धि का 
प्रमाणपत्र । 


शुष्‌ (दिवा० पर०) - शुष्यति, शुद्ध०) 1. शुद्ध या पवित्र 
होना, (आलं० से भी) मृत्तोय: शुध्यते शोध्यं नदी 
बेगेन शुष्यति । अद्धिर्गोत्राणि शुष्यंति मनः सत्येन 
शुध्यति मन्‌ ० ५।१०८-९ 2. शुभ होना, अनुकूल 
होना, पात्र होना -तिथिरेव यावन्त शुष्यति-मुद्रा०५ 
3. स्पष्ट किया जाना, संदेह दूर करना --न शुष्यति 
मे अन्तरामा-मृच्छ० ८ 4. व्यय किया जाना, (खर्च) 
चुकाया जाना --व्ययः शुघ्यति--पंच० ५, प्रेर०-- 
(शोषयति--ते) -1. पवित्र करना, निर्मल करना 
घो डालना 2. (ऋण) परिशोध करना, चुकाना, 
परि -, बि, सम्‌--, पवित्र किया जाना, रघु 
१२1१०४, मनु ० ५।६४। 

(तुदा० पर० शुनति) जाना, हिलना-जुलना । 

ञ्ेपः (फः) | शुन इब्र शेफः यस्य--अलुक्‌ स० ] 
एक वैदिक ऋषि, अजीगर्त का पुत्र (ऐतरेय ब्राह्मण 
में बताया गया हे कि राजा हरिश्चन्द्र ने निस्सन्तान 
होने के कारण यह प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे 
लाभ हुआ तो में वरुण देवता के लिए उसकी 

दे दूंगा! अन्त में उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, 
उसका नाम रोहित रक्खा गया । राजा अपनी 
प्रतिज्ञा को किसी न किसी बहाने टालता 
रहा । अन्ततः रोहित ने सौ गौओं के बदले अजीगर्त 
के मध्यम पुत्र शुनः हेप को अपने स्थान पर बलि 
दिये जाने के लिए खरीद लिया। परन्तु बालक 
शुनः दोप ने विष्णु, इन्द्र तथा अन्य देवताओं की स्तुति 


शुन्‌ 
शुनः 


( १०२५ ) 


करके अपने आपको मृत्यु से बचा लिया । उसके 
पश्चात्‌ विश्वामित्र ने उस लड़के को अपने कुल में 
गोद ले लिया और उसका नाम रक्खा 'देवरात') । 

शुनकः | शुन्‌+-क >-शुन्‌ +कन्‌ | 1.. भृगुवंश में उत्पन्न 
एक ऋषि का नाम 2. कुत्ता । 

शुनाशी (सी) रः [ शुनाशीरोी वायूसूयं अस्य स्तः इति 
अच्‌ | 1. इन्द्र का विशेषण 2. उल्लू । 

शुनिः [ शुन्‌-{-इन्‌ ] कुत्ता । 

शुनी (स्त्री) (हवन्‌--छीष | कुतिया, कुक्कुरी । 

शुनीरः [ शुनी ‡-र | कुतियों का समूह 1 

शुन्ध्‌ (भ्वा० चुरा० उभ० शुन्धति--ते, शुन्धयति--ते) 
1. पवित्र या विमल होना 2. निर्मल करना, 
पवित्र करना । 

शुन्ध्युः [ शुन्ष्‌+-युः | हवा, वायु । 

शुभ्‌ (म्वा० आ० शोभते) 1. चमकना, शानदार होना, 

सुन्दर या मनोहर दिखाई देना--सुष्ठु शोभसे एतेन 

विनयमाहात्म्येन--उत्तर० १, रघु० ८६ 2. लाभकर 

प्रतीत होना -सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते--मृच्छ० 

१।१० 3. उपयूक्त होना, शोभा देवा, योग्य होना 
(संबं० के साथ )-रामभद्र इत्येवोपचारः शोभते तात 
परिजनस्य--उत्तर० १, प्रेर० (शोमयति ते) 
सजाना, संबारंना, अलंकृत करना, परि, वि-, 
चमकना, शानदार दिखाई देना । 

(वि) [शुभ्‌ क | 1. चमकीला, उज्ज्वल 
2. सुन्दर, मनोहर --जङ्घे शुभे सृष्टवतस्तदीये--कु० 
१।३५ 3. मांगलिक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, समृद्धि 
शाली 4. प्रमुख, भद्र, सद्गुणी --पंच० १ ३५८,--भम्‌ 
मांगलिकता, कल्याण, अच्छा भाग्य, प्रसन्नता, समृद्धि 
मा० १।२३ 2. अलंकार 3. जल 4. एक प्रकार 
की सुगंधित लकड़ी । सम०- अक्षः शिव का विशेषण, 
-अंग (वि०) सुन्दर (गी) 1. सुन्दर स्त्री 2. कामदेव 
की पत्नी रति,--अपांगा सुन्दर स्त्री,--आश्ुसम्‌ सुख- 
दुःख, भला-बुरा, - आचार (वि०) पवित्र आचरण 
वाला, सदाचारी,-आनना मनोरम स्त्री,-इतर(वि०) 
(वि०) 1. बुरा, खराब 2. अशुभ, आमांगलिक 
— उदकं (वि०) जिसका अन्त आनन्ददायक हो,-कर 
(वि०) कल्याणकर, मंगलप्रद,--कर्मेन (नपुंड) 
पुण्यकार्य, - गंधकम्‌ एक गन्धद्रव्य, बोल,-प्रहः अनुकूल 
ग्रह,--दः बटवृक्ष,--दंती सुन्दर दाँतों वाली,-लग्नः 
--्नस्‌ शुभ मृहर्त, मंगल घड़ी,-वार्ता शुभ समाचार, 
-ण्वासनः मुंह को सुभाषित करने वाला गंघद्रव्य, 
-शंसिन्‌ (वि०) शुभसूचक, मंगल की सूचना देने 
वाला--रघु० ३।१४, स्थली 1. वह भवन जहाँ 
यज्ञों का अनुष्ठान होता हो, यज्ञभूमि 2. मंगलमूमि । 
शुभंयु (वि०) [शुभमस्यास्ति-यृस्‌] 1. मंगलमय, सौभाम्य- 


१२९ 


सूचक, भाग्यशाली, मंगलान्वित-अघिक शुशुभे शुभंयुना 
द्वितयेन द्वयमेव संगतम्‌ --रधघु० ८।६, भट्टिः १।२०। 

शुभङ्कर (वि०) [शुभ+-कृ--खच्‌, मुम्‌] 1. कल्याणकारी 
2. आनन्दवधेक । 

शुभंभावुक (वि०) [शुभम्‌+भू+णिच्‌-+- उकज्ज_] सजाया 
हुआ, सूभूषित, अलंकृत, उज्ज्वल । 

झुभा [शुभ+-टाप्‌] 1. कान्ति, प्रकाश 2. सौन्दयं 3. इच्छा 
4. पीलारंग, गोरोचन 5. शमी वृक्ष 6. देवसभा 
7. दूब 8. प्रियंगु लता । 

शुक्र (वि०) [शभ्‌+रक्‌] 1. चमकीला, उज्ज्वल, 
देदीप्यमान ` 2. श्वेत -- पस्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं 
शंखमपि पीतं -काव्य० १०, रघु० २।६९,-- अरः 
1. श्वेत रंग 2. चन्दन (नपुं०), ` ञ्जम्‌ 1. चाँदी 
2. अभ्रक 3. सेधा नमक 4. कसीस । सम० अंशुः, 

कर; 1. चंद्रमा 2. कपूर, रहिसः चन्द्रमा । 

शुक्रा [शुभ्र--टाप्‌] 1. गंगा 2. स्फटिक, 3. वंशलोचन । 

शुञ्जिः [शुभ्‌ +-किम्‌] ब्रह्मा का विशेषण । 

क्ुम्म्‌ (म्वा० पर० ूम्भति) 1. चमकना 2. बोलना 
3. आघात पहुँचाना, क्षति पहुँचाना । 

शुम्भः [शुम्भ्‌+-अच्‌] एक राक्षस का नाम जिसे दुर्गा ने 
मार डाला था । सम०--घातिनी, -- मदिनी दुर्गा का 
विशेषण । 

शु (शू) र्‌ (दिवा० आ० शू यंते) 1. चोट पहुँचाना, मार 
डालना 2. दृढ़ करना, स्थिर करना, ठहराना । 
(चुरा० उभ० शुल्कयति--ते) 1. लाभ उठाना 
2. अदा करना, देना 3. रचना करना 4. कहता, 
वर्णन करना 5. छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना । 

शुल्क: कम्‌ [ घडा] 1. चुंगी, कर, महसूल, 
सीमाशुल्क, वह कर जो राज्य द्वारा घाट या 
मार्गे आदि पर लिया जाता हुँ-कः सुधी: संत्यजेद्धाण्डं 
शुल्कस्यवातिसाघ्वसात्‌--हि० ३1१२५, मनु० ८१५९, 
याज्ञ० २।४७ 2. किसी सौदे को पक्का करने के 
दिया गया अगाऊ घन 3. (कन्या का) विक्रय मूल्य, 
कन्या के पिता को कन्या के बदले दिया गया घन 

पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया--रघु० ११।४७, 

कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्हीयाच्छुल्कमण्वपि - मनु 
३।५१, ८२०४, ९।९३, ९८ 4. विवाहोपहार 
5. विवाह निश्चित करने के लिए दिया गया धन, 
दहेज 6. वर पक्ष की ओर से दुलहिन को दिया गया 
उपहार । सम० प्राहक,--प्राहिन्‌ (वि०) शुल्कसंग्रह्‌- 
कर्ता,--दः 1. विवाहोपहार देने वाला 2. वाग्दत्त 
विवाहार्थी, शाला, - स्थानम्‌ शुल्क जमा करने की 
जगह, चुंगीधर । 

शुल्लम्‌ [शुल्व्‌ †-अच्‌, पृषो०] 1. सुतली, रस्सी, डोरी 

तांबा 1 


( १०२६ ) 


शुल्व्‌ (ल्ब्‌) (चुरा? उभ० शुल्व-ल्ब-यति,--ते) देना, 
प्रदान करना 2. भेजना, तितर बितर करना, 
३. मापना । 

शुल्वम्‌ (ल्बम्‌) [शुल्व्‌--अच्‌] 1. रस्सी, डोरी 2. तांबा 
3. यज्ञीय कर्म 4. जल का सामीप्य, जल का निकट- 
वर्ती स्थान 5. नियम, क़ानून, विधिसार,- ल्वा, 
-णल्बो दे० ऊपर । 

शुश्रू (स्त्री) [श्रु--यड लुक, द्वित्वादि+ क्विप्‌] माता । 

शुश्रूषक (वि०) [श्रु--सन्‌, द्वित्वादि+-ण्वुल्‌ ] सावधान, 
आज्ञाकारी, - कः सेवक, टहलुआ । 

शश्रूषणम्‌, -णा [श्रु--सन्‌--इत्वादि-|-ल्यूट्‌| 1. सुनने की 
इच्छा 2. सेवा, टहल 3. आज्ञाकारिता, कत्तंव्य- 
परायणता । 


शुश्रूषा [श्रु +-सन्‌, द्वित्वादि--अ--टाप्‌] 1. सुनने की 
इच्छा --अतएव शुश्रूषा मां मुखरयति मुद्रा० ३ 
2. सेवा, टहल 3. कर्तव्यपरायणता, आज्ञाकारिता 
4. सम्मान 5. बोलना, कहना । 

शुश्रूष (वि०) [श्रु+-सन्‌, द्वित्वादि+-उ] 1. सुनने का 
इच्छुक 2. सेवा या टहल करने की इच्छा वाला 
3. आज्ञाकारी, सावधान । 

शुष्‌ (दिवा० पर० शुष्यति, शुष्क) 1. सूखना, शुष्क होना, 
खुश्क होना--तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु 
सुरभि -भतुँ० ३।९२ 2. मुर्झा जाना, प्रेर० (शोष- 
यति-ते) 1. सुखाना, मुर्झाना, खुश्क होना 2. कुश 
करना, उद्‌--, परि--, 1. सुखाया जाना, सुखाना 
भट्टिः १०४१, भग० १।२९ 2. म्लान होना, 
कुम्हलाना, मूर्झाना, वि --, सम्‌ -, सुखाया जाना । 

शुषः, शुषी [शुष्‌ +-क, शुष+-डीष्‌] 1. सुखना, सुखाना 
2. बिल, भूरन्ध्र । 

शुषिः [बु कि] 1. सुखाना 2. रन्ध, छिद्र 3. साँप के 
विषेले दांत का पोला भाग । 

शुषिर (वि०) [शुष्‌ +-किरय्‌] छिद्रयुक्त, रन्ध्रमय,-रः 
1. आग 2. चूहा,--रम्‌ 1. छिद्र 2. अन्तरिक्ष 3. हवा 
या फूंक से बजने वाला बाजा । 

शुषिरा [शुषिर+-टाप्‌] 1. नदी 2. एक प्रकार का 
गन्घद्रव्य । 

शुषिलः [शुष्‌ +-इलच्‌, स च कित्‌] हवा, वायु । 

शुष्कं (भू० क० कृ०) [शुष्‌-क्त] 1. सूखा, सुखाया 
हुआ --शाखायां शुष्क करिष्यामि-मृच्छ० ८2. भुना 
हुआ म्लान 3. झुर्रीदार, सिकुड़न वाला, कृश 4. झूठ 
मूठ, व्याजमुक्त, नकली कामिनः स्म कुरुते करभो- 
रूहारि शुष्करुदितं च सुखेऽपि शि० १०६९ 
5. रिक्त, व्यर्थ, अनुपयोगी, अनुत्पादक--मालवि० २ 
6. निराधार, निष्कारण 7. बुरा छगने वाला, कठोर 
=तस्मे नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌--मनु० 


११।३५। सम०--अद्भध (वि०) कृशकाय, (गो) 
छिपकली, अन्नम्‌ वह अनाज जिसमें से भूसा अलग 
नहीं किया गया, कलहः 1. व्यर्थ या निराधार 
झगड़ा 2. बनावटी झगड़ा-मुद्रा ० ३, वेरम्‌ निराधार 
वेर,--ब्रण वह घाव जो अच्छा हो गया है, घाव. का 
चिह्न । 
शुष्कलः,-ळम्‌ [शुष्क-]-ला--क] 1. सूखा मांस 2. मांस । 
शुष्मः | शुष्‌ +-मन्‌, किच्च ] 1. सूयं 2. आग 3. वायु, 
हवा 4. पक्षी,--व्मम्‌ 1. पराक्रम, सामर्थ्यं 2. प्रकाश, 
कान्ति! -. * 
शुष्मन्‌ (पुं) [शुष्‌ 1-ड, मनिप्‌] अग्नि-डि० १४२२, 
= (नपुं०) 1. सामर्थ्य, पराक्रम 2. प्रकाश, कान्ति । 
झूकः,-कम्‌ [स्वि+-कक्‌,. संप्रसारणम्‌] 1. जौ की. बाल, 
दाढ़ी 2. पौधों के कड़े रोएँ, वृतं च खलू शूकं:-भामि० 
१।२४ 3. नोक, सिरा, तेज किनारा 4. सुकोमलता, 
करुणा 5. एक प्रकार का विष्ैला कीड़ा! सम० 
—कीटः,-कीटकः एक प्रकार का कीड़ा जिसके शरीर 
पर रोएँ खडे हों, - घान्यम्‌ कोई भी ऐसा अन्न जो 
बालों टूडो में से निकलता है (जौ आदि), पिण्डिः, 
डी,---क्षिम्वा,---झिम्बिका,---शिम्बि. केवाँच, 
कपिकच्छु । 
शूककः [शूक--कन्‌] 1. एकार का अन्न 2. सुकोमलता 
करुणा । 
शूकरः [शू इत्यव्यक्तं शब्दं करोति-- शू--कृ--अच्‌] 
सुअर---गच्छ सूकर भद्रं ते वद सिंहो मया हतः, 
पण्डिता एव. जानन्ति सिंहशूकरयोर्बलम्‌--सुभा० । 
सम० - इष्ट एक प्रकार का घास, मोथा । 
झूकलः [शूकवत्‌ क्लेशं ददाति-शूक-{-ला+-क] अड़ियल 
घोड़ा । 
\ रीर्घ चौथे 1 
शूद्रः [शुच्‌--रक्‌, त चस्य दः, दीर्धः] चौथे वर्ण का 
क पुरुष, हिन्दुओं के चार मुख्ये वर्णो में से अन्तिम वर्ण 
का पुरुष (कहा जाता हूँ कि वह “पुरुष या ब्रह्मा' के 
परों से उत्पन्न-हुआ-पड्भयां शूद्रो अजायत - ऋक्‌० 
१०।९०।१२, मनु ० १1८७, उसका मुख्य कर्तव्य तीनों 
उच्चवर्णों की सेवा करना हे- तु. मनु० १।९१) । 
सम०--आकह्विकम्‌ शूद्र का दैनिक अनुष्ठान,---उदकम्‌ 
शूद्र के स्पर्श से दूषित जल,--कृत्यम्‌-घर्मः शूद्र का 
कृतँव्य,--प्रियः प्याज,- प्रेष्यः तीनों उच्चवर्णो में से 
किसी एक वर्ण का. पुरुष जो शूद्र का सेवक हो 
-भूयिष्ठ (वि० ) जहाँ अधिकांश शूद्र रहते हों.--याजकः 


जो शूद्र के. लिए यज्ञ का संचालन करता ह,--वर्गः 
शूद्रश्वणी या सेवकवगं,---सेवनम्‌ शूद्र की सेवा करना, 
शूद्र का सेवक बनना । 

शूद्रकः | शूद्रत-कन्‌ ] एक राजा, मृच्छकटिक का प्रख्यात 
प्रणेता । 


( १०२७ ) 


झूत्रा [शूद--टाप्‌ ] शूद्र वर्ण की स्त्री । | 
जिसकी पत्नी, शूद्रवर्ण की हो,--वेदनम्‌ शूद्रस्त्री से 
विवाह करना,-सुतः (किसी भी जाति के पिता द्वारा) 
शूद्र माता का पूत्र । 

शूद्वाणी, शूद्री [ शूद्र+-डीप पक्षे आनुक्‌ ] शूद्र की पत्नी । 

शून (भू० क० कृ०) [र्वि+क्त] 1. सूजा हुआ 2. वधित 
उगा हुआ, समृद्ध ! 


शूना | र्वि अधिकरणे क्त, संप्र० दीर्घश्च ] 1. मृदु तालु, 


घंटी, उपजिल्विका 2. बूचड़खाना 3. कोई भी वस्तु 
(जैसे कि घर गृहस्थी का कुछ सामान) जिससे जीव 
हिसा होती हो (यह गिनती में पाँच हैं-चूल्हा, चक्की 
बुहारी, ओखली और जलपात्र )-पञ्च शूना गृहस्थस्य 
चुल्ली पेषण्युपस्कर:। कण्डणी चोदकुम्भश्च वध्यते 
यास्तु वाहयन्‌--मनु० ३1६८ । 

शून्य (वि०) | शूनाये प्राणिवधाय हितं रहस्यस्थानत्वात्‌ 
यत्‌] 1. रिक्त, खाली 2. सूना (हृदय, तथा चितवन 
आदि के लिए भी प्रयुक्त) -गमनमलसं शून्या दृष्टि: 
“म्मा० १।१७ दे० नी० शून्यहृदय 3. अविद्यमान 
4. एकान्त, निर्जन, विविक्त, वीरान-शून्येषु शूरा न के 
--काव्य० ७, भट्टिः ६।९, उत्तर० ३।३८, मा० 
९।२० 5. खिन्न, उदास, उत्साहहीन -शुन्या जगाम 
भवनाभिमुखी कर्थचित्‌--कु० ३।७५, कि० १७३९ 
6. नितान्त रहित, वञ्चित, विहीन, अभावयुक्त 
(करण के साथ या समास में) -अंगुलीयकशून्या मे 
अंगुलिः--श० ५, दया? ज्ञान" आदि 7 तटस्थ 
8. निर्दोष 9. अर्थहीन, निरथंक - झि० ११४ 
10. विवस्त्र, नंगा,--न्यम्‌ 1. निर्वातता, रिक्त, खोख- 
लापन 2. आकाश, अन्तरिक्ष 3. सिफर, बिन्दु 4. अस्ति- 
त्वहीनता; (पूर्ण, असीम) अविद्यमानता --दुषण 
शून्य बिन्दवः -ने० १२१ 1. सम० -मध्यः खोखला 
नरकुळ,-मनस्‌-मनस्क (वि०) अन्यमनस्क, भग्नचेता 
“मुख, -वदन (वि०) हक्का-बक्का, उदास, किंकर्तव्य 
विमूढ, --बादः वह दार्शनिक सिद्धांत जो (जीव ईश्वर 
आदि) किसी भी पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करता, 
बौद्ध दर्शन, - वादिन्‌ (पुं०) 1. नास्तिक 2. बौद्ध, 
--हृदय (वि०) 1. अन्यमनस्क -विक्रम० २, श० ४ 
2. खुले दिल वाला, जो दूसरों पर किसी प्रकार का 
संदेह न करें । 

शून्या [ शून्य |-टाप्‌ ] 1. खोखला नरकुल 2. बांझ स्त्री । 

शूर (चुरा० उभ० शूरयति-ते) 1. शौय के कार्यं करना, 
शक्तिशाली होना 2. प्रबळ उद्योग करना। 

शूर (वि०) [शूर्‌+-अच्‌ | बहादुर, वीर, पराक्रमी, ताक- 
तवर-शून्येषु शूरा न के--काव्य० ७, --रः 1. सुरमा, 
योद्धा, पराक्रमी 2. सिंह 3. सुअर 4. सूर्य 5. साल 
का पेड़ 6. कृष्ण का दादा, एक यादव । सम०-कीटः 


तिरस्करणीय योद्धा, महावीर» ६1३ २, भानम्‌ 
अभिमान, अहंकार, -सेन (पुं. ब० ब०) मथुरा के 
निकट एक देश या उस देश के अघिवासी - रघु» 
६४५ ] 

शूरणः [ शुर्‌+-ल्यृट्‌ | सूरत नामक एक खाद्यमूल, कंद । 

शूरंमन्य (वि०) | आत्मानं शूरं मन्यते-शूर +-मन्‌--खश, 
मुम्‌ | जो व्यक्ति अपने आपको पराक्रमी समझता है । 

शर्पे, --पंम्‌ [ शू--पः ऊश्च नित्‌ ] छाज,-पं: दो द्रोण का 

ˆ तोल । सम०--कर्ण: हाथी,--णखा, खी (नखा 
के स्थान पर) जिसके नख छाज जैसे लंबे चौडे हों, 
रावण की बहन का नाम (वह राम के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर उनसे विवाह करने की प्रार्थना करने 
लगी। परन्तु राम ने कहा कि मेरे साथ तो मेरी 
पत्नी है, अच्छा हो कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ । 
परन्तु जब लक्ष्मण ने भी उसकी प्रार्थना न मानी 
तो वह वापिस राम के पास आई। इस बात पर 
सीता को हंसी आ गई। फलतः शूर्पणखा ने अपने 
आपको अत्यधिक अपमानित समझकर बदला लेने की 
इच्छा सेभीषण रूप धारण किया और सीता को खाने 
के लिए दौड़ी । परन्तु उसी समय लक्ष्मण ने उसके 
कान और नाक काटली और उसका रूप विगाड़ दिया 
रघु० १२३२ - ४०),--वातः छाज को हिलाने 
से उत्पन्न हवा --धुतिः, हाथी । 

शूपों [शूं +-डीष्‌] 1. छोटा छाज या पङ्का 2. शूर्पणखा । 

शूर्मः, -शूमिः (पु, स्त्री०) शूमिका, शूर्मी [ सुष्ठु ऊमिः 
अस्ति अस्याः, पक्षे अच्‌; शूमि+कन्‌+-टाप्‌, शूमि 
ङीष्‌ ] 1. लोहे की बनी प्रतिमा 2. घन, निहाई । 

शूलू (म्वा० पर० शूलति) 1. बीमार होना 2. कोलाहल 
करना 3. गड़बड़ करना, विग्राइना । 

शूलः,-छम्‌ [ शूलू--क ] 1. पेना या नोकदार हथियार, 
नुकीला काँटा, नेज्ञा, बर्छी, भाला 2. शिव का त्रिशूल 
3. लोहे की सलाख (जिस पर मांस भूना जाता हैं) 
शूले संस्कृतं शूल्यम्‌-तु० अयः शूल 4.एक स्थूण जिसके 
सहारे अपराधियों को सूली दी जाती थी--(बिश्वत्‌) 
स्कन्धेन शूल हृदयेन शोकम्‌--मृच्छ १०२१, कु० 
५।७३ 5. तीव्र पीड़ा 6. उदरशूल 7. गठिया, जोड़ों 
में ददं 8. मृत्यु 9. झण्डा, ध्वज (शूलाकृ लोहे की 
सलाख पर रख कर भूनना) । सम० - अग्रम्‌ सलाख 
की नोक, -- ग्रन्थिः (स्त्री०) एक प्रकार का घास, 
दूब, -घातनम्‌ लोहे का बुरादा, लोहे का चूरा जो 
लोहे को रेतन से निकलता है, - घ्न (वि०) शामक 
औषधि, वेदनाहर, --धन्वन्‌,---धर, - धारिन्‌,--धुक्‌, 
- पाणि, ` भृत्‌ (पुं>) शिव के विशेषण --अघिगत- 
घवलिम्नः शूलपाणेरभिख्याम्‌--शि० ४६५, रघु» 
२।३८, 'हात्रुः एरण्ड का पौधा,-स्थ (वि०) सूली 


( १०२८ ) 


पर चढ़ाया गया, 
भाळाघारी । 

शूलकः [शूल †-कन्‌] अड़ियल घोड़ो । 

शूला [शूछन-टाप्‌] 1. अपराधियों को सूली देने की स्थूणा 
2. वेश्या । 

झूलाकृतम्‌ [शूल--डाच्‌ --क--क्त | भुना हुआ मांस । 

शूलिक (वि०) [शूल+-ठन्‌] 1. शूलघारी 2. सलाख पर 
भूना हुआ, कः खरगोश, - कम्‌ भुना हुआ मांस । 

शूलिन्‌ (वि०) [शूलमस्त्यस्य इनि] 1. बर्छीघारी - दुजेनो 
लवणः शूली--रघु० १५।५ {2. उदरशूल से पीडित 
(पुं) 1. बर्छीघारी 2. खरगोश 3. शिव -कुर्वेन्‌ 
सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम्‌ -मेघ० ३६, 
कु० ३।५७ । 

शूलिनः [शूल--इनन्‌] बरगद का पेड़ । 

शल्य (वि०) [ शूल--यत्‌ ] 1. सलाख पर भूना हुआ 
>-श० २ 2. सूली पाने के योग्य, स्थम्‌ भुना हुआ 
मांस । 

शूष्‌ (म्वा० पर० शूषति) 1. पैदा करना, उत्पन्न करना 
2. जन्म देना । 

श्वुकालः [>श्शगाल:] गीदड़--दे० “एृगाल' । 

श्यृगालः [असृजं लाति-ला+-क, पृषो०] 1. गीदड़ 2. ठग, 
धूर्त, उचक्का 3. भीरु 4. दुष्ट प्रकृति, कॅटुभाषी 
5. कृष्ण । सम० -केलिः एक प्रकार का बेर,-जम्बुः, 
--बूः (स्त्री०) एक प्रकार की ककडी, खीरा,-योनिः 
गीदड़ की योनि में जन्म लेना, -रूपः शिव का 
विशेषण । 

ज्डूगालिका, *रगालो [ श्यगालन-डीष्‌, पक्षे कन्‌+-टाप्‌ 
ह्ृस्वः] 1. गीदड़ी 2. लोमड़ी 3. पलायन्‌, प्रत्यावर्तन । 

शूद्भल/-ला,-लम्‌ [श्चृङ्गात्‌ प्राधान्यात्‌ स्खल्यते भनेन, 
पृषो० ] 1. लोहे की जञ्जीर, बेडी 2. जञ्जीर, 
हथकड़ी (आलं० भी) -भट्टि० ९।९०, लीलाकटाक्ष- 
मालाग्युङ्खलाभिः --दश०, संसारवासनाबद्ध श्यद्धलाम्‌ 
---मीत० ३ 3. हाथी के पैरों को बांधने की जञ्जीर 
-स्तम्बेरमा मुखरश्यद्धलकषिणस्ते-रघु० ५।७२, कि० 
७।३१ 4. कमर की पेटी, करघनी 5. नापने की 
जञञ्जीर 6. जञ्जीर, श्रेणी, परम्परा । सम०-यमकम्‌ 
यमक अलङ्कार का एक भेद -दे० कि० १५।४२। 

घ्यूदुलकः [श्द्धल+-कन्‌] 1. जञ्जीर 2. ऊट । 
शद्धुलित (वि०) [श्वद्गलाञ-इतच्‌] जञ्जीर में जकड़ा 
हुआ, बडी पड़ा हुआ, बेंधा हुआ । 

'इङ्कम्‌ [ शृ+-गन्‌, पृषो० मुम्‌ ह्रस्वश्च ] 1. सींग--वन्ये- 
रिदानीं महिषस्तदम्भः श्रृद्धाहतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ 
-रघु० १६1१३, गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शुङ्ग 
मू हुस्ताडितम्‌- श० २।६ 2. पहाड़ की चोटी -अद्रः 
अघुङ्गं हरति पवनः कि स्विदित्युन्मुखीमिः-मेघ० १४, 


हन्त्री एक प्रकार का जौ,--हस्तः 


५२, कि० १५४२, रघु० १३।२६ 3. भवन की 
चोटी, बुर्जी 4. उत्तुंगता, ऊँचाई 5. प्रभुता, स्वामित्व, 
सर्वोपरिता, प्रमुखता ` शुङ्ग स दृप्तविनयाधिकृतः परे- 
षामत्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्घमायुः रघु० ९६२, 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'सींग' भी है) 6. चद्रचूड़ा, चाँद 
की नोक 7. चोटी, नोक, अग्रभाग 8. (भैस आदि 
का) सींग जो फूंक मार कर बजाया जाता है 
9. पिचकारी -- वर्णोदकेः काञ्चन श्वङ्गमुक्तः--रघु० 
१६।७० 10. कामोद्रेक, अभिलाषोदय 11. निशान, 
चिल्ल 12. कमल । सम० - अन्तरम्‌ (गौ आदि 
पशुओं के )सीगों का मध्यवर्ती स्थान,--उच्चय: ऊँची 
चोटी,--जः बाण (ज्ञम्‌) अगर की लकडी,--प्रहारिन्‌ 
(वि०) सींग से मारने वाला, - प्रिय: शिव का विशे- 
षण, --मोहित्‌ (पुं०) चम्पक वृक्ष,-वेरम्‌ 1.वर्तमान 
मिर्जापुर के निकट गंगा के किनारे बसा हुआ एक 
नगर--उत्तर० १।२१ 2. अदरक । 

भ्टु्भकः, कम्‌ [ शङ्ग-कन्‌ ] 1. सींग 2. चन्द्रमा की 
नोक, चन्द्रचूड़ा 3. कोई भी नोकीली बस्तु 4. पिच- 
कारी - रत्त० १ । 

श्युद्धवत्‌ (वि०) [ श्यद्ध तमतुप्‌ | चोटीवाला-- (पुं) 
पहाड़ । 

श्युद्धाटः, श्यृंगाटकः [शङ्खं प्रधान्यम्‌ अटति- श्रद्धू-अट्‌ 
--अण्‌ ] 1. एक पहाड़ 2. एक पौघा--कम्‌,--कम्‌ 
चौराहा । 

शुद्धार: [ श्युद्ध कामोद्रेकमृच्छत्यनेन ऋ--अण्‌ ]प्रणयरस, 
कामोन्माद, रतिरस (काव्यरचनाओं में वर्णित आठ 
या नौ प्रकार के रसो में सबसे पहला रस, यह दो 
प्रकार का है-संभोग श्यृंगार और विप्रलंभ श्युंगार) 
--श्यृज्भारः सखि मूतिमानिव मधो मुग्धो हरि: क्रीडति 
--गीत० १, (इसकी परिभाषा यह हूँ --पुंसः स्त्रियां 
स्त्रिया: पुंसि संभोगं प्रति या स्पृहा । स श्शुङ्गार इति 
ख्यातः क्रीडारत्यादिकारक: ॥ दे० सा० द० २१० 
भी) 2. प्रेम, प्रेणयोन्माद संभोगेच्छा -- विक्रम» १।९ 
3. शद्भारिकं समालापों के उपयुक्त वेश, ललित 
वेशभूषा 4. मैथुन, संभोग 5. हाथी के शरीर पर 
बनाय गए सिंदूर के निशान 6. चिह्न, - रम्‌ 1. लौंग 
2. सिंदूर 3. अदरक 4. शरीर या वस्त्रो के लिए 
सुगन्धित चूर्ण 5. काला अगर । सम०--चेष्टा कामा- 
नुरक्ति का संकेत --रघु० ६1१२, - भाषितम्‌ प्रेमा- 
लाप, प्रणयकथा, --भूषणम्‌ सिंदूर,-योनिः कामदेव का 
विशेषण, --रसः साहित्यशास्त्र में वणित श्युंगाररस, 
प्रणयरस, --विधिः, वेशः प्रेमालापों के उपयुक्त वेश- 
भूषा (जिसे पहन कर प्रेमी अपने प्रिय से मिलता है), 
--सहायः प्रेमव्यापार में सहायक व्यक्ति, नमं- 
सचिव । 


( १०२९ ) 


श्युद्धारकः | श्यद्धार--कन्‌ ] प्रेम, -कम्‌ सिंदूर । 

श्युद्धारित (वि०)[ श्वद्भधार+इतच ] 1. प्रेमाविष्ट, प्रण- 
योन्मत्त 2. सिदूर से लाळ 3. अलंकृत, सजा हुआ । 

शुङ्गारित्‌ (वि०) [ श्वज्ञार+इनि ] शज्ञारत्रिय, प्रेमा- 
सक्त, प्रणयोन्मत्त (पुं०) 1. प्रणयोन्मत्त, प्रेमी 
2. लाल 3. हाथी 4. वेशभूषा, सजावट 5. सुपारी 
का पेड़ 6. पान का बीड़ा - दे० 'तास्बूल'। 

भ्यड्टि [+- श्र ज्जी, पृषो ० हुस्व:] आभूषणो के लिए सोना 
(स्त्री०) सिगी मछली । 

शद्धिकम्‌ [ शृङ्ग -ठन्‌ | एक प्रकार का विष, का एक 
प्रकार का भूजंवृक्ष । 

श्ङ्किणः | शुज + इनन्‌ ] भेडा, मेंढा । 

श्वद्धिणी | म्युङ्गिन्‌ ।-ङीष्‌ ] 1. गाय 2. एक प्रकार की 
मल्लिका, मोतिया । 


श्ुद्भिन्‌ (वि०) (स्त्री, णी) | शङ्ग-।-इनि] 1. सींगों 
वाला 2. शिखाधारी, चोटी वाला, (पुं०) 1. पहाड 
2. हाथी 3. वृक्ष 4. शिव 5. शिव के एक ग्रण का 
नाम --श्वद्धी भृङ्गी रिटीस्तुण्डी--अमर० । 

शुद्धी [ शृङ्गञ-डीष्‌ | 1.आभूषणों के लिए प्रयुक्त किया 
जाने वाला सोना 2. एक औषधि-मूल, काकड़ासिंगी, 
अतीस 3. एक प्रकार का विष 4. सिंगी मछली । 
सम०--कनकम्‌ गहना बनाने के लिए सोना । 

श्यृणिः (स्त्री०) [ श्र -+क्तिनू, पृषो ० तस्य नः, हुस्वश्च ] 
अंकुश, प्रतोद । 

भृत (भू क० कृ०) [ श्रु+क्त ] 1. पकाया हुआ 
2. उबाला हुआ (पानी, दूध आदि) । 

उुध्‌ । (म्वा० आ०--परन्तु लूट, लुड औरलूङ्‌ में 
पर० भी शधंते) अपान वायु छोड़ना, पाद मारना । 
1 (म्वा उभ० शर्घति-ते) 1. आद्रं करना 
गीरा करना 2. काट डालना । 
पो (चुरा० उभ० शर्धयति--ते) 1. प्रयत्न करना, 
2. लेना, ग्रहण करना 3. अपमान करना (पाद मार 
कर) नकल करना, मजाक उड़ाना । 

“रु: | शुष्‌ +-कु | 1. बुद्धि 2. गुदा । 

श्यु (का पर० श्रृणाति, शोणं) 1. फाड़ डालना, टुकड़े 
टुकड़े कर डालना 2. चोट पहुँचाना, क्षति ग्रस्त करना 
3. मार डालना, नष्ट करना 'कि० १४।१३, 
कर्मवा० (शोयंते) 1. चिथड़े-चिथड़े होना, कुम्हलाना, 
मुरझाना, बर्बाद होना, अब -, जबरन ले भागना 
(कर्मेवा०) मुर्झाना, कुम्हलानौ-मूध्ति वा सर्वलोकस्य 
विशीर्येत वनेऽथवा --भत्‌ ० २।१०४। 

शेखरः [ शिख {-अरन्‌, पृषो० ] 1. चूडा, कलगी, फूलों 
का गजरा, सिर पर लपेटी हुई माला--कपालि वा 
स्यादथबेन्दुशेखरम्‌ कु० ५।९८, ७३२, नवकर 
निकरेण स्पष्टबन्धूकसूनस्तबकरचितमेते शेखरं 


| 


बिभ्रतीव --शि० ११।४६, २।५०, मगघदेशरोखरी भूतः 
पुष्पपुरी नाम नगरी -दश० 2. किरीट, मुकुट, 
3. चोटी, श्युंग 4. (समास के अन्त में प्रयुक्त) किसी 
भी श्रेणी का सर्वोत्तम या प्रमुखतम 5. गोत का ध्रुव 
विशेष,---रम्‌. लौंग । 

झेपः, शेपस्‌ (नपु०) शेफः, फम्‌, शेफस्‌ (नपुं०) 
[ शी +-पन्‌, शो +असुन्‌, पुट्‌, शी ]-फन्‌, शी +-असुन्‌, 
फुकू ] 1. लिग, पुरुषकी जननेन्द्रिय 2. अंडकोष 
3. पूछ । 

शेफालिः, ली, शेफालिका (स्त्री०) [ शेफाः शयन- 
शालिनः अलयो यत्र--ब० स०, शेफालि--डीष्‌, 
कन्‌ञ-टाप्‌ वा] एक प्रकारका पौधा, निर्गुण्डी, 
नीलिका, नील सिघुवार का पौधा । 

शेमुषी [शी+-व्वि=शेः मोहः तं मुष्णाति--शे+-मुष्‌ 
जक+-डीष्‌ ] बृद्धि, समझ । 

झेलू (म्वा० पर० शेलति) 1. जाना, हिलूना-जुलना 
2. कांपना । 

झेवः [ शुक्रपाते सति रेते-शी+-वन्‌ ] 1. साँप 2. लिंग 
3. ऊचाई, उत्तंगता 4. आनन्द 5. दौलत, खजाना, 
नाम्‌ 1. लिग 2. आनन्द । सम०-घिः 1. मूल्य- 
वान्‌ कोष - विद्या ब्राह्मणमेत्याह शोवंधिस्तेऽस्मि रक्ष 
माम्‌ - मनु० २1११४, सर्वे कामाः शेवविर्जीवितं 
वा स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च पुंसाम्‌-- मा० ६1१८ 
2. कुबेर के नौ कोषों में से एक 1 

शेबलूस [ शी+-विच्‌ तथा भूतः सन्‌ वलते वल्‌ +-अच्‌ ] 
मोथे की भांति हरे रंग का पदार्थ जो पानी के ऊपर 
उग आता है, काई 2. एक प्रकार का पौधा । 

झेबलिनी [ शेवल +-इनि-ङीप्‌ ] नदी । 

शेबालः दे० 'शेवल' । 

शेष (वि०) [ शिष्‌ ञ-अच्‌ | बचा हुआ, बाकी, अन्य सब 
-न्यषेविशञेयोप्यनुयायिवर्गः-रघु० २।४, ४६४, १०1३० 
मेघ० ३०।८७, मनु० ३1४७, कु० २।४४; इस अर्थ में 
प्रायः समास के अन्त में-भक्षितशेष, आलेख्यशेष, 
आदि,--षः,-षम्‌ 1. बचा हुआ, बाकी, अवशिष्ट 
>हृणशेषोऽग्निशेषशच व्याधिशेषस्तर्थव च। पुनश्च 
वर्घते यस्मात्तस्म।च्छेषं न कारयेत्‌ - चाण० ४०, अध्व- 
शेष --मेध० २८, विभागशेष --कु० ५।५७, वाक्य- 
शेषः --वित्रम०३ 2. छोड़ी हुई कोई बात, या भूली 
हुई बात, ('इतिशेषः' बहुधा भार्ष्यकारों द्वारा रचना 
को पूरा करने के लिए किसी आवश्यक न्यून पद की 
पूर्ति करने के निमित्त प्रयुक्त होता है) 3. बचाव, 
मुक्ति, श्रान्ति,-षः 1. परिणाम, प्रभाव 2. अन्त, समा- 
प्ति, उपसंहार 3. मृत्यु, विनाश 4. एक विख्यात 
नाग का नाम, जिसके एक हजार फणों का होना 
कहा जाता हे, तथा जिस का वर्णन विष्णु की 


( १०३० ) 


शय्या के रूप में, या समस्त संसार को अपने 
सिर पर सम्भाले हुए मिलता हु-कि शेषस्य 
भरव्यथा न वपुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्‌--मुद्रा० 
२।१८, कु० ३।१३, ६।६८, मेघ० ११०, रघु० 
१०।१३ 5. बलराम (जो शेष का अवतार माना 
जाता हैं, षा फूल तथा अन्य चढावा जोमूति के 
सामने प्रस्तुत किया जाता ह) और उसके पुण्य 
अवशेष के खूप में पूजा करने वालों में बाँट दिया 
जाता हु--श० ३, कु० ३।२२,- षम्‌ उच्छिष्ट अन्न, 
चढ़ावे का अवशेष (झेषे क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयृबत होता हे, इसका अर्थ हे--1. अन्त में, आखिरकार 
2. अन्य विषयों में) । सम» अन्नम्‌ जूठन, अवस्था 
बुढ़ापा,--भागः शेष, वाकी, भोजनम्‌ जूठनखाना, 
रात्रिः रात का चौथा पहरं,-शायनः,-- ज्ञायिन्‌ 
(पुं०) विष्णु के विशेषण । 

शक्षः [शिक्षां वेत्यघीते अण्‌ वा] 1. शिक्षा अर्थात्‌ उच्चारण 
शास्त्र को पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिसने वेदाध्ययन 
अभी भभी आरम्भ किया हुं 2. नौसिखिया, नव- 
शिष्य । 

शेक्षिकः [ शिक्षा +-ठक्‌ ] शिक्षाशास्त्र में निष्णात । 

शैक्ष्यम्‌ | शिक्षा य-यत्‌ ] अधिगम, प्रवीणता । 

दध्रघम्‌ [ शीघ्र ¬-ष्यब्ग्‌ ] फुर्ती, सत्वरता । 

शषेत्यम्‌ [ शीत-+-ष्यव्य_ ] ठंडक, शीतलता, जमाव--शेत्यं 
हि यत्सा प्रक्कृतिजेलस्य--रघु० ५।६४, कु० १।३४। 

शयिल्यम्‌ [ शिथिल|-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. ढीलापन, नरसी 
2. मन्थरता 3. दीघंसूत्रता, अनवधानता 4. कमजोरी, 
भीरुता । 

शेनेयः [ शिनिं--ढक्‌ ] सात्यकि का नाम । 

अन्याः (पुं०, व० व०) | शिनि+यञ्ञ्‌ ] शिनि की 
सन्तान, शिनि के वंशज । 

ब्य दे० 'शेव्य' । 

होळ: [ शिला--अण्‌ | 1. पर्वत, पहाड़ शेले शेले न 
माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे-- चाण० ५५, शेलौ 
मलयदर्दुरो--रधु० ४।५१ 2. चट्टान, बड़ा भारी 
पत्थर,--लम्‌ 1. सुहागा. धूप, गुग्गुल 2. शिलाजीत 
3. एक प्रकार का अंजन | सम०- अंशः एक देश 
का नाम, अग्रम्‌ पहाड़ की चोटी,-- अटः 1. पहाड़ी, 
असभ्य 2. किसी देवमूति का पुजारी 3. सिह 
4. स्फटिक,- अधिपः, अधिराजः, इन्द्रः, पतिः, 
~-राजः हिमालय पर्वत के विशेषण, आख्यम्‌ शैलेय- 
गन्ध द्रव्य, घूप,- कटकः पहाड़ की ढलान,- गन्धम्‌ 
एक प्रकार का चन्दन, जम्‌ 1. शेलयगन्ध द्रव्य 
धूप 2. शिलाजीठ,- जा, तनया,--पुत्रो,-- सुता 
पार्वती के विशेषण--अवाप्त: प्रागल्म्यं परिणतरुचः 
शेलतनये- काव्य ० १०, कु० ३।६८,-- धन्वन्‌ (पुं० 


शिव का विशेषण,--धरः कृष्ण का विशेषण,--निर्यासः 
शेलेयगन्धद्रव्य, धूप,--पत्रः बेल का पेड़,--भित्तिः 
(स्वी०) पत्थर काटने का उपकरण, टांकी,- रन्ध्रम्‌ 
गुफा, कन्दरा, शिविरम्‌ समुद्र, सार (वि०) पत्थर 
को तरह सबल, चट्टान की तरह दृढ- कि० १०।१४। 

शलकम्‌ [ शेल-- कन्‌ ] 1. शैलेयगन्ध द्रव्य, धूप 2. शिला- 
जीत । 

शैलादिः | शिलादस्यापत्यम्‌-शिलाद-इञ्ग्‌ ] शिव का 
गण, नन्दी । 

शैलालिन्‌ (पुं०) [शिलालिना मुनिना प्रोक्तं नटसूत्रमघीयते 
+शिलालि-+ णिनि ] अभिनेता, नर्तक । 

शलिक्यः [ गहितं शीरूमस्त्यस्य-ठन्‌, शीरिक--ष्यञ्ञ ] 
पाखण्डी, दम्भी, ठग । 

शैली [ शीलमेव स्वार्थे ष्यका ङीपि यलोपः ] 1. व्याकरण 
सूत्र की संक्षिप्त वृत्ति 2. अभिब्यक्ति या अर्थकरण 
का एक प्रकार -- प्रायेणाचार्याणामियं शेली यत्स्वाभिः 
प्रायमपि परोपदेशमिव वर्णयन्ति--मनु० १।४ पर 
कुल्लू० 3. व्यवहार, काम करने का ढंग, आचरण, 
क्रम । 

झलूषः [ शिलूषस्यापत्यम्‌-शिलूष+-अण्‌ } 1. अभिनेता, 
नर्तक - आः शलूषापसद--वेणी० १, एते पुरुषाः सवं- 
मेव शेलूषजनं व्याहरन्ति-तदेव,-- अवाप्य शैलूष 
इवष भूमिकाम्‌ शि० १1६९ 2. वादित्र-कुशल 
~ अण्डबाजे का नायक, संगीत मण्डली का प्रधान 
3. संगीत सभा में ताळघारक 4. धूर्त 5. बेल का पेड़ । 

झेलूषिकः [ शेलूषं तद्वृत्तिम्‌ अन्वेष्टा-ठक्‌ ] जो अभिनेता 
का व्यवसाय करता हो । 

शेलेय (वि०) (स्त्री०--थी) | शिलायां भवः, शिला 
+ढक्‌ | 1. पहाड़ी 2. चट्टानों से उत्पन्न 3. पत्थर 
की तरह कड़ा, पथरीला,-- यः 1. सिंह 2. अमर,-थम्‌ 
1. पर्वत गंधद्रव्य, धूप,-- शेलेयगन्धीनि शिलातलानि 
--रघु० ६।५१, कु० १1५५ 2. सुगंधित राल 3. सेंघा 
नमक । 

शल्य (वि०) (स्त्री०-ल्या) [शिला+-ष्यञ्] पथरीला 
--ल्यम्‌ चट्टान जेसी कठोरता, कडापन । 

शैव (वि०) (स्त्री०- वी) [ शिवो देवताऽस्य- अण्‌ ] 
शिवसंबधी,-- वः 1. हिन्दुओं के तीन मुख्य संप्रदायो 
में से एक 2. शेव संप्रदाय का पुरुष,-- बस्‌ अठारह 
पुराणों में से एक पुराण का नाम । 

शवलः [ शी-+-वलच्‌ | एक प्रकार का जलीय पौधा, पद्च- 
काष्ठ, सेवार, काई, मोथा-सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि 
रम्यम्‌- श० १।२०,- लम्‌ एक प्रकार की सुगंधित 
लकड़ी । 

शेवलिनी [ शेवल-इनि+डीष्‌ | नदी । 

शेवाल दे० 'शंवल' । 


( १०३१ ) 


शैब्यः [ शिवि--ञ्य ] 1. कृष्ण के चार घोड़ों में से एक 
2. पांडव सेना का एक योद्धा, एक राजा का नाम 
3. घोड़ा । | ॥ 

शेशवम्‌ [ शिशोर्भावः अण्‌ | बचपन, बाल्यावस्था (सोलह 
वर्षे से नीचे का समय) -ैशवात्प्रभूति पोषितां प्रियाम्‌ 
---उत्तर० १।४५, शेशवे$म्यस्तविद्यानामू-रघु० १।८। 

शैशिर (वि०) (स्त्री०--रो) [ शिशिर+-अण्‌ ] जाड़े के 
मौसम से संबन्ध रखने वाला,--रः काले रंग का 
चातकपक्षी । 

शष्योपाध्यायिका [ शिष्योपाध्याय+-वुञ्ञ्‌ ] किशोरावस्था 
के छात्रों को पढाना । 

झो (दिवा० पर० श्यति, शात या शित, कर्मेवा० शायते 
__प्रेर० शाययति, इच्छा शिशासति) 1. पैनाना, 
तेज करना 2. पतला करना, कृश करना, ति, 
तेज़ करवा । 


झोकः [ शुच्‌ +-घञ्ञ्‌, ] अफसोस, रंज, दुःख, कष्ट, विलाप, 
रुदन, वेदना--इलोकत्वमापद्यत यस्य झोकः--रघु० 
१४७०, भग० १॥६॥ सम० - अग्निः, अनलः 
शोक रूपी आग,---अपनोदः रंज को दूर करना,-अभि- 
भूत,,- -आकुल,-आविष्ट, -उपहत,-विह्धुल (वि०) 
कृष्टग्रस्त, वेदनाग्रस्त,-चर्चा शोक में लीन, नाशः 
अशोकवक्ष, - परायण, - छासक (वि०) शोक से 
ग्रस्त, पीडाभिभूत,-विकल (वि०) शोकाकुल,-स्थानम्‌ 
शोक का कारण । 

झोचनम्‌ [ शुत --ल्युट्‌ | रंज, अफसोस, विलाप । 

शोचनीय (वि०) [ शुच्‌+-अनीयर्‌ ] विलाप करने योग्य, 
चिन्त्य, शोच्य, दुःखद । 

झोच्य (वि०) [ शुच्‌+प्यत्‌ | 1. शोचनीय, विलाप 
करने योग्य, चिन्तनीय, दयनीय -श० २३1१० 
2. कमीना, दुइचरित्र । 

झोचिस्‌ (नपुं०) [ शुच्‌+इसि] 1. प्रकाश, क्रान्ति, 
चमक 2. ज्वाला । सम०-केशः (झोचिष्केशः) 
अग्नि का विशेषण । 

झोटीयंम्‌ [ शुटीर+-ष्यञ्ञ्‌, 'शोटीयेम्‌ त साधु: | परा- 
क्रम, शौर्यं, शूरवीरता । 

झोठ (वि०) | शुट्‌ +-अच्‌ ] 1. मूर्ख 2. कमीना, अघम 
3. आलसी, सुस्त,-ठः 1. मूर्ख 2. निकम्मा, आलसी 
3. अधम या कमीना पुरुष 4. घूते, ठग । 

झोण्‌ (भ्वा० पर० शोणति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. लाल होना । 

ज्ञोण (वि) (स्त्री०--णा, णी) [शोण्‌+-अच्‌ ] 
1. लाल, गहरा लाल रंग, हल लालका रंग --स्त्या- 
नावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव 
देवि भौमः--वेणी० १।२१, मुद्रा० १८, कु० १।७ 
2. लाख के रंग का, लालिमायुक्‍त भूरा,-णः 1. लोहित 


वर्ण, लाळ रंग 2. आग 3. एक प्रकार का लाल रंग 
का गन्ना, ईख 4. कुम्मेत घोड़ा 5. एक दरिया का 
नाम जो गोंडवाना से निकलकर पटना के निकट गंगा 
में गिरती हे --प्रत्यप्रहीत्‌ पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं 
शोण इवोत्तरङ्गः--रघु० ७1३६ 6. मंगलग्रह तु” 
लोहित, णम्‌ 1. रुधिर 2. सिंदूर | सम० - अम्बुः 
एक प्रकार का बादल जो प्रलय के समय उठता हैं, 
--अइमन्‌ (पुं०)--उपलः 1. लाल पत्थर 2. लाल, 
एक माणिक्य, - पद्मम्‌ लाल रंग का कमरू,-“रत्नम्‌ 
लाल नामक माणिक्य, पद्मरागमणि । 


शोणित (वि०) [ शोण--इतच्‌ ] 1. लाल, लोहित, रक्त 
वर्ण का,--तम्‌ 1. रुघिर -उपस्थिता शोणितपारणा 
मे-रघु० २1३९, वेणी० १।२१, मुद्रा? १।८ 2. केसर, 
जाफुरान । सम०-आह्वयम्‌ केसर, जाफुरान,-उक्षित 
(वि०) रक्तरंजित, - उपलः पद्मरागमणि,--चन्दनम्‌ 
लाल चंदन,--प (वि०) रुधिर पीने वाला, - पुरम्‌ 
बाणासुर का नगर । 

झोणिमन्‌ (पुं) [शोण¬-इमनिच्‌] लालिमा, लाली । 

झोथः [शु--थन्‌] सूजन, स्फीति। सम० घ्न,--जित्‌ 
(वि०) सूजन को दूर करने वाला, सूजन या स्फीति 
को हटाने वाली औषधि, - जिह्यः पुनर्नेवा,--रोगः 
हाथ पाँव आदि में सूजन होने का रोग, जलोदर, 
हृत्‌ (वि०) सूजन हटाने वाली दवा (पुं०) 
भिलावाँ । 

झोघः [शुघ्‌-- घठा_] 1. शुद्धिसंस्कार 2. संशोधन, समाधान 
3. ऋणभुगतान, (ऋण) परिशोध “ प्रतिहिसा, 
प्रतिदान, बदला । 


झोघक (वि०) (स्त्री०-का, घिका) शिव््‌+-णिच्‌ +प्वुल | 
1. सू करने वाला 2. रेचक 3. संशोधन करने वाला 

शोधन (वि०) (स्त्री-नी) [शुष्‌त-णिच्‌त-ल्युद्‌] शुद्ध 
करने वाला, स्वच्छ करने वाला,--नम्‌ 1. शुद्ध करना, 
स्वच्छ करना 2. संशोधन, (ऋण) परिशोधन करना 
3. यथार्थ निर्धारण 4. अदायगी, बेबाकी, तृण चुकाना 
5. प्रायश्चित्त, परिशोधन 6. धातुओं को साफ़ करता 
7. प्रतिहिसा, प्रतिदान, दण्ड 8. (गणि० में) व्यव- 
कलन 9. तूतिया 10. मल, विष्ठा 1 

शोधनकः [शोघन +-कत्‌] दंड-न्यायालय का एक अधिकारी, 
मुच्छ० ९, फौजदारी अदालत का अफसर । 

झोधनो [शोघन+-डीष्‌] झाड़, बुहारी । 

झोधित (भू० क० कृ०) [शुष्‌+-णिच्‌न-क्त] 1. शुद्ध 
किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2 संस्कृत 3. छाना 
हुआ 4. संशोधित, समाहित 5. ऋण परिशोध किया 
हुआ, चुकाया हुआ 6. बदला लिया हुआ, प्रर्तिहिसा 
की हुई । 

झोष्य (वि०) [शुष्‌ +णिच्‌+-यत्‌] शुद्ध किये जाने के 


{ १०३२ ) 


योग्य, संस्कृत किये जाने के योग्य ऋण परिशोघ किये 
जाने के योग्य,-ध्यः अभियुक्तव्यक्ति, वह पुरुष 
जिसने लगाये हुए आरोप से अपने आप को मुक्त 
करना हे । 

शोफः [शु] फन्‌] सूजन, अर्बुद, रसौली, शोथ । | 
- जित्‌,- हत्‌ (पुं०) भिलावे का पौघा । 

शोभन (वि०) (स्त्री०-नी) [शोभते-शुभ्‌ ]-ल्युट्‌] 
1. चमकीला, शानदार 2. मनोहर, सुन्दर, लावण्यमय 
3. मद्र, शुभ, सौभाग्य शाली 4. खूब सजाया हुआ 
4. सदाचारी, पुण्यात्मा, - नः 1. शिव 2. ग्रह्‌ 3. अच्छे 
परिणामों की प्राप्ति के लिए यज्ञाम्नि में दी गई 
आहुति,--ना 1. हल्दी 2. सुन्दर या सती स्त्री --कु० 
1४४ 3. एक प्रकार का पीला रंग, गोरोचना,-नम्‌ 
1. सौन्दर्यं, कान्ति, दीप्ति 2. कमल । 


शोभा [शुभ्‌-+-अ +-टाप्‌] 1. प्रकाश, कान्ति, दीप्ति, चमक 
2. (क) वैभव, सौन्दर्य, लालित्य, चारुता, लावण्य 
-वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम्‌--श० ११९, 
मेघ० ५२,५९ (ख) नैसर्गिक सौन्दर्य, (पर्वत आदि 
की) गरिमा,-अद्रिशोभा रघु० २।२७ 3. अलंकार, 
ललित अभिव्यक्ति - शोभैव मन्दरक्षुन्बक्षुमिताम्भोषि- 
वर्णना -शि० २।१०७ 4. हल्दी 5. एक प्रकार का 
रंग, गोरोचना । सम०--अञ्जनः एक अत्यंत उपयोगी 
वृक्ष, सौहंजना । 

शोभित (भू० क० कृ०) [शुभ्‌ +णिच्‌+-क्त] 1. अलंकृत, 
चारु, सजाया हुआ 2. सुन्दर, प्रिय । 

शोषः [शुष्‌ {-घञ्ञ्‌ | 1. सूखना, सूखापन -हृदशोषविकल- 
वाम्‌ --कु० ४३९, इसी प्रकार आस्यशोषः, कंठशोष: 
2, कृशता, कुम्हलान-शरीरशोषः, कुसुमशोष आदि 
3. फुप्फुसीय क्षय, या क्षयरोग - संशोषणाद्‌ रसादीनां 
शोष इत्यभिधीयते - -सुश्रु० । सम०-संभवम्‌ पिप्पला- 
मूल । 

शोषण (वि०) (प्त्री०-णी) [युष्‌ +ल्युट्‌, स्त्रियां ङीप्‌ 
च] 1. सूखना, शुष्क करना 2. सुखाना, कृश करना, 
णः कामदेव का एक बाण,---णम्‌ 1. सुखना, शुष्कः 
होना 2. चूसना, रसाकर्षण, अवशोषण 3. निः शेवण; 
क्लाँति 4. कृशता, कुम्हलाहट 5. सोंठ । 

शोषित (भू० क० कृ०) [शुष्‌ + णिच्‌-क्त] 1. सुखाया 
गया 2. कुश हुआ, कुम्हलाया हुआ 3. परिश्रान्त । 

शोषिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ शुष्‌+-णिच्‌ +-णिनि ] 
सुखाने वाला, कुम्हुलाता हुआ, क्षीण होने वाला । 

झौकम्‌ [शुक +-अण्‌ | तोतों की लार, तोतों का झुण्ड । 

शौकत (वि०) (स्त्री० ~क्ती) [ शुक्ति |-अण्‌ | अम्ल, 
सिरके का । 

शौक्तिक (वि०) (स्त्री०--की) । शुक्ति+-ठक्‌] 1. मोती 
से सम्बन्ध रखने वाला 2. खट्टा, सिरके का, तेजाबी । 


शोक्तिकेयम्‌, शौक्तेयम्‌ [ शुक्तिका+-ढक्‌, शुक्ति+-ढक्‌ ] 
मोती । 


झौक्तिकेयः [शुक्तिका {-ठक्‌] एक प्रकार का विष 
झोक्ल्यम्‌ [शुक्ल --ध्यव्म] श्वेतता, सफ़ेदी, स्वच्छता । 
झोचम्‌ | शुचेर्भावः अण्‌ | 1. पवित्रता, स्वच्छता--पच० 
१1१४७ 2. मळत्याग के कारण दूषित व्यक्तित्व का 
शुद्धीकरण, विशेषतः किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु 
- होने पर (लोक-व्यवहार के अनुसार निश्चित समय 
पर क्षौरकर्म आदि करां कर) शुद्ध होना 3. स्वच्छ 
होना, निर्मल होना 4. मलत्याग करना 5. खरापन, 
ईमानदारी । सम० आचारः, कर्मन्‌ (नपुं०) 
कल्पः शुद्धि विषयक संस्कार, कूपः सण्डास, 
शौचालय । 
शोचेयः [शुचि |-ढक्‌] धोबी । ` 
झौट्‌ (म्वा० पर० शौटति) घमण्डी या अहंकारी होना । 
झोटोर (वि०) [ शौटेः ईरन्‌ ] घमण्डी, अहंकारी, -- रः 
1. शुरवीर, मल्ल, योघा 2. घमण्डी मनुष्य 
3. संन्यासी । _ 
झोटीयम्‌, शोण्डीयंस [शौटीर (शौण्डीर) +-ष्यञ्ञ,] घमण्ड, 
अभिमान, दपं । 
झोडति (भ्वा० पर० शौडति) दे० 'शौट्‌' । 
झोष्ड (वि०) (स्त्री, डी) [ शुण्डायां सुरायामभिरतः 
` अण्‌ | 1. शराबी, शराब पीने का शौक़ीन, मद्यप 
2. उत्तेजित, मतवाला, नशे में चूर--- (आलं० ) अ- 
निकृतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशौण्ड--वेणी० ५२१, 
अभिमान में चूर, घमण्डी 3. कुशल, दक्ष (अधि० 
के साथ या समास में) अक्षशोण्ड, दानशौण्ड आदि । 
शष्डिकः, झण्डिन्‌ (पुं०) [ शुण्डा सुरा पण्यमस्य ठक्‌, 
इनि वा] शराब खींचने वाला, कलाल, शराब 
विक्रेता, सुराजीवी, की,-नी कलाली, शराब विक्रेत्री 
पयोपि शौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते हि० 
३११] 
शोष्डिकेय: [शुण्डिका -] ढक्‌] राक्षस । 
झौंष्डों | गुण्डा करिकरः तदाकारः अस्ति अस्याः --शुण्डा 
-+अण्‌+-ङीप्‌ ] गजपिप्पली, बड़ी पीपल । 
शॉष्डीर (वि०) [ शुण्डा गर्वोऽस्ति अस्य--शुण्डा7-ईरन्‌ 
"अणू | 1. घमण्डी, अभिमानी 2. उत्तुङ्ग, उन्नत । 
शोद्धोदनिः [ शुद्धोदन--इञ्ञ, ] बुद्ध का विशेषण, शुद्धोदन 
का पुत्र । 
शोदर (वि०) (स्त्री०-द्री) [ शूद्र+अण ] शूद्र सम्बन्धी, 
; दर: सूद्रा स्त्री का पुत्र जिसका पिता (तीन वर्णो 
में से) किसी भी वणं का हो--दे० मनु० ९।१६०। 
शौनम्‌ [शूना 1-अण्‌] क़साईखाने में रकखा हुआ मांस । 
शौनकः [ शुनक ]-अण्‌ ] एक महषि, ऋग्वेद प्रातिशास्य 
तथा अन्य अनेक वेदिक रचनाओं के प्रणेता । 


( १०३३ ) 


शोनिकः [शूना प्राणिवधस्थानं प्रयोजनमस्य ठक्‌] 1. कसाई, 
--छद्यना परिददामि मृत्यवे, शौनिको गृहशकुन्तिका- 
मिव--उत्तर० १४५ 2. बहेलिया, चिड़ीमार 
3. शिकार, आखेट । 

शौभः [शोभाये हितम्‌ --शोभा--अण्‌] 1. देवता, दिव्यता 
2. सुपारी का पेड़ † 

शौभाज्जनः [ शोभाञ्जन--अण्‌ ] एक वृक्ष का नाम, दे० 
“शोभाञ्जन” । 

शौसिकः [ शौभं व्योमपुरं झिल्पमस्य-शौभ+-ठक्‌ ] 
1. मदारी, बाजीगर 2. शिकारी, बहेलिया - इति 
चिन्तयतो हृदये ।पिकस्य समधायि शौभिकेन शरः 
-भामि० १।११४। 

शोरसेनी [ शूरसेन+-अण्‌+-डीप्‌ ] एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम । 

शौरिः [ शूर+-इञा ] 1. कृष्ण या विष्णु 2. बलराम 
3. शनिग्रह । 

र्यम्‌ [शूरस्य भावः ष्यञ्‌] 1. पराक्रम, शूरता, वीरता, 
--शौर्य वेरिणि वजमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम्‌ 
--भतृ० २1३९, नये च शौर्ये च वसन्ति संपद:-सुभा ० 
2. सामर्थ्यं, शक्ति, ताकत 3. युद्ध और अतिप्राकृ- 
तिक घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना -तु ० 
'आरभटी' । 

शोल्कः, शौल्किक; [ शुल्के तदादानेऽधिकृतः अण्‌, ठक्‌ वा | 
चुंगी का अधीक्षक, शुल्काधिकारी । 

शोल्वि (ल्बि) कः [ शुल्व +-ठक्‌ ] तांबे के बर्तन बनाने 
वाला, कसेरा । 

शौव (वि०) (स्त्री०-बी) [ श्वन्‌+-अण्‌, टिलोपः ] 
कुत्तों से संबन्ध रखने वाळा, कुक्कुरसंबंधी,- -बम्‌ 
1. कुत्तों का झुंड 2. कुत्तों का स्वभाव । 

झौव (वि०) आगामी कल संबन्धी । 

शौवन (वि०) (स्त्री०--नी) [ शवन्‌+-अण्‌ | 1. कुक्कुर 
संबन्धी 2. कुत्ते के गुणो से युक्‍त,--नम 1. कुत्ते का 
स्वभाव 2. कुत्ते की संतति । 

झौवस्तिक (वि०) (स्वी०--की) [ शवस्‌--ठक्‌, तुटू 
च ] आगामी कल संबन्धी या आगामी कल तक 
ठहरने वाला, एकदिवसोय, अल्पजीवी । 

शौष्कलः [ शुष्कल+-अण्‌ ] 1. मांस विक्रेता 2. मांस- 
भक्षी, - लम्‌ शुष्क मांस का मूल्य । 

इचुत्‌ दे० नी० 'इच्युत्‌' । 

इच्युत्‌ (ग्वा पर० इच्योतति) 1. टपकना, रिसना, 
बहुना, चूना,--शि० ८।६३, कि० ५।२९ 2. ढालना, 
उडेलना, फैलाना, बखे रना, नि--, बहना, रिसना, 
टपकना - निइ्च्योतन्ते सुतनु कबरीबिन्दवो यावदेते 
मा० ८॥२। 

- इच्यो (इचो) तः, इच्यो (इचो) तनम्‌ [ रुच्यु (श्चु) त्‌ 
१३० 


नै-घडा,, ल्युट्‌ वा ] रिसना, बहना, स्रवित होना, 
चूना । * 

श्मशाचम्‌ | श्मानः शया: शेरतेऽत्र--शी--आनच्‌, डिच्च, 
अथवा इमन्‌ शब्देन शवः प्रोक्तः तस्य शानं शयनम्‌ | 
शवस्थान, क्रब्रिस्तान, शवदाह स्थान, मरघट--राज- 
द्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव:--सुभा० । 
सम०-_अग्निः मरघट की आग, आलयः कत्रिस्तान, 
-- गोचर (वि०) मसान में घूमने वाला --मनु० १०। 
३९, निवासिन्‌, - यतिन्‌ (पुं०) भूत, -- भाज्‌, 
--वासिन्‌ (पुं०) शिव के विशेषण,--वेइ्मन्‌ (पुं०) 
1. शिव का विशेषण 2. भूत-प्रेत, - बेराग्यम्‌ 
क्षणिक विरवित, मशान भूमि के दर्शन से उत्पन्न 
अस्थायी संसार त्याग की भावना, शूलः, खम्‌ 
श्मशान भूमि में स्थित लोहे या लकड़ी की सूली 
कु० ५७७३, -- साधनम्‌ भूत-प्रेतों को वश में करने 
के लिए इमशान में तांत्रिक मन्त्रों की साधना 
करना । 


-इमश्चु (नपुं०) [ इम पुं० मुखं श्रूयते लक्ष्यतेऽनेन-- श्रु~- 
डु ] दाढ़ी-मूँछ - ज्योतिष्कणाहतङमश्चु कण्ठनालादपा- 
तयत्‌ --रघु० १५५२ । सम०--प्रवृद्धि: दाढ़ी का 
बढ़ना, -रघु० १३।७१, --मुखी दाढ़ीमूँछ वाली 
स्त्री, - वर्धकः नाई । 

इमश्रुल (वि०) [ इमश्रु+लच्‌ ] दाढ़ी मूंछ वाला, इमश्रु- 
घारी भल्लापवर्जितस्तेषां शिरोभिः र्मभुर्छमंहीं 
(तस्तार) --रधु० ४६३ । 

इमील्‌ (भ्वा० पर० श्मीलति) आँख झपकना, पलक 
मारना, आँखें मटकाना । 

इमीलनम्‌ | इमील्‌+-ल्युट्‌ ] आँख भीचना, पलक झप- 
कना ! 

शयान (भू० कं० कृ०) [श्ये +क्त] 1. गया हुआ 2 जमा 


हुआ, पिंडीभूत 3. घनीभूत, चिपकना, सांद्र 
4. सिकुड़ा हुआ, सूखा--भर्तुँ० २।४४, - नम्‌ 
घूआँ। ' 


इयाम (वि०) [इ्येञ-मक्‌] 1. काला, गहरा नीला, काले 
रंग का - प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं इयामावदाता- 
रुणम्‌-मालघि० ३।५, विक्रम० २।७ कुवलयदलश्या- 
मस्निग्घ:--उत्तर० ४।१९, मेघ० १५, २३ 2. भूरा 
3.गहरा-हरा,--मः 1. काला रंग 2. बादल 3. कोयल 
4. प्रयाय में यमुन! के किनारे स्थित बरगद का पेड़ 
--अयं च कालिन्दीतटे वटः श्यामो नाम--उत्तर० 
१, सोऽयं वटः शयाम इति प्रतीतः--रघु० १३।५३, 
भम्‌ 1. समुद्री नमक 2. काली मिर्च । . सम० 
--अङ्ः (वि०) काला, (गः) बुघ ग्रह्‌, कण्ठः 
1. शिव (नीलकंठ) का विशेषण 2. मोर,- -कर्णः 
अश्वमेघ यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा,--पत्र: तमाल वृक्ष, 


( १०३४ ) 


--भास्‌,_-इचि (वि०) चमकीला काला,-सुन्दरः 
कृष्ण का विशेषण । 

श्यामल (वि०) [इयाम-+-लच्‌, ला-क वा] काला, 
गह्रानीला, साँवळा, - निशितश्यामलस्निग्धमुखी 
शतितः--वेणी० ४, शि० १८।३६, उत्तर» २।२५, 
लः 1. काळा रंग 2. काली मिर्च 3. भौरा 
4. बटवृक्ष । 

श्यालिका [स्यामल+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] नील का 
पोषा । 

श्यामलिमन्‌ (पु०) [श्यामल)-इमनिच्‌] कालिमा, 
कालापन ~ श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रः 
मषीकूर्चकँः--विद्ध० ३।१। 

श्यामा [श्याम--टाप्‌] रात, विशेषतः काली रात, 
यामा श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैमेषीकूर्चकै: 
—विद्ध० ३।१ 2. छाँह, छाया 3. काली स्त्री 
4. स्त्री विशेष (ने० ३1८ पर मल्लि० के अनुसार 
'यौवनमध्यस्था'--शिँ० ८1३६, मेघ० ८२, या, शीते 
सुखोष्णसर्वांगी ग्रीष्मे या सुखशीतला । तप्तकांचन- 
वर्णाभा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते --भट्टि०» ५१८ 
तथा ८।१०० पर एक टीकाकार के अनुसार) 
5. निस्सन्तान स्त्री 6. गाय 7. हल्दी 8. मादा कोयल 
9. प्रियंगुलता-मालवि० २।७, मेघ० १०४ 
10. नील का पौधा 11. तुलसी का पौधा 12. कमल 
का बीज 13. यमुना नदी 14. कई पौधों का नाम । 

श्यामाकः [श्याम |-अक +-अण्‌] एक प्रकार का अन्न, घान्य, 
सावां चावल- (न) श्यामाकमृष्टिपरिवधितको जहाति 
नाथ? ४१३, ('श्यामक' भी) । 

श्यामिका [श्याम ]-ठन्‌ भावे] 1. कालिमा, इथामता 
"कु ५२१ 2. मलिनता, खोटापन (धातु आदिको 
का) -हेम्नः संलक्ष्यते ह्मम्नो विशुद्धिः श्यामिकापि वा 
रधुः १।१०। 

इयामित (वि०) [इयाम-{-इतच्‌] काला किया हुआ, कृष्ण 
रंग का किया हुआ, कलूटा । 

झ्याल; [सये ‡-कालन्‌] पत्नी का भाई, साला । 

इयालकः [श्याल+-कन्‌] 1. पत्नी का भाई 2. साला । 

श्यालकी, इयालिका, श्याली [श्यालक+-डीप्‌ +टाप्‌ इत्वं 
वा, शयाल--ङीष्‌] पत्नी की बहन, साली । 

श्याव (वि०) (स्त्री० वा,-वी) [स्ये+-वन्‌] कपिश, गहरा 
भूरे रंग का, काला, धूसर, धुमेला 2. लाख के रंग का, 
भूरा, - बः भूरा रंग । सम०--तेलः आम का वृक्ष । 

इयेत (वि०) (स्त्री०-ता,-ना) [श्ये--इतजू] सफेद, 
"ततः श्वेत रंग । 

इयेनः [श्ये- इनन्‌] 1. सफेद रंग 2. सफेदी 3. बाज, 
शिकरा 4. हिसा, प्रचण्डता । सम०--करणम्‌, 
करणिका 1. अलग चिता पर दाह करना 2. बाज 


की भांति झपट कर शीघता से किसी काम में लगना, 
= चित्‌,--जीविन्‌ (पुं) बाज़ को पकड़ कर तथा 
उसे बेच कर जीवन निर्वाह करदे वाला । 

इये [म्वा० आ० श्यायते, शयान, शीत या शीन) 1. जाना, 
हिलना-जुलना 2. जम जाना 3. सूख जाना, कुम्ह- 
लाना, आ--,सुख जाना-रघु० १७३७, दे० 
'आइयान' भी । 

श्येनंपाता [श्येनस्य पातोऽत्र अण्‌, मुम्‌ च] बाज की भांति 
झपटना, शिकार, आखेट । 

इयोणाकः, श्योनाकः [इये +-ओणा (ना) क] एक वृक्ष का 
नाम, सोना पाडा । 

श्रडक्‌ (स्वा० आ० श्रद्धते) जाना, रेंगना । 

श्रद्ध (भ्वा० पर० श्रङ्गति) जाना, हिलना-जुलना,रेंगना । 

श्रण्‌ (म्वा० पर० चुरा० उभ० श्रृणति, श्राणयति-ते) 
देना, प्रदान करना, अपंण करना (प्रायः वि पूर्वक) 
णारघु० ५।१। 

श्रत्‌ (अव्य०) [श्री ऋडति] एक प्रकार का उपसर्ग जो 
“घा' घालु के पूर्वे में लगता है, दे० 'घा' के अन्तर्गत । 

श्रथ्‌ 1 (म्वा० पर०, ज्या० पर० श्रथति श्रथ्ताति) चोट 
पहुंचाना क्षति पहुंचाना, मार डालना । 

सं (स्वा० पर० पर० चुरा० उभ० श्रथति, श्राथयति-ते) 

1. चोट पहुँचाना, मार डालना 2. खोलना, हीला 
करना, स्वतन्त्र करना, मुक्त करना । 

गं (चुरा० उभ श्रथयति-्ते) 1. प्रयत्न करना, व्यस्त 
रहना 2. निर्बेल होना, कमजोर होना 3. प्रसन्न होना । 

श्रथनम्‌ [श्रथ्‌ त-ल्युट्‌] 1. मारना, विनाश करना 2. खोलना, 
ढीला करना, मुक्त करना 3. प्रयत्न, चेष्टा 4. बांघना, 
बन्धन में डालना । 


श्रद्धा [श्रत्‌न-धा+अड्‌ः+-टाप्‌] 1. आस्था, निष्ठा, . 
विश्वास, भरोसा 2. देवीसन्देशों में विश्वास, धामिक 
निष्ठा-श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ 
जार० ७२९, रघु० २।१६, भग० ६।३७, १७।३ 
3. शान्ति, मन की स्वस्थता 4. घनिष्ठता, परिचय 
5. आदर, सम्मान 6. प्रबल या उत्कट इच्छा-तथापि 
वैचित्र्यरहस्यलुन्याः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र 
-- विक्रम० १।१३, मालवि० ६।१८ 7. दोहद, गर्भवती 
स्त्री की इच्छा । 

श्रद्धालु (वि०) [श्रद्धा-आलूच्‌] 1. विश्वास करने वाला, 
निष्ठावान्‌ 2. इच्छुक, (किसी वस्तु का) अभिलाषी, 
- लुः (स्त्री) दोहदवती, गर्भवती स्त्री जो किसी 
वस्तु की कामना करे! 

्न्थ्‌ ! (स्वा आ० श्रन्थते) 1. दुर्बल होना 2. निढाल 
या विश्रान्त होना 3. ढीला करना, विश्राम करना । 

7 (क्रया० पर० श्रथ्नाति) 1. ढीला करना, स्वतन्त्र करना 
मुक्त करना 2. खूब प्रसन्न होना । 


(१०३५ ) 


श्रन्थः [श्रन्य्‌ घडा] 1. ढीला करना, स्वतन्त्र करना 
2. ढीलापन, 3. विष्णु । 

अन्यनम्‌ [श्रथू-ल्युट्‌] 1. ढीला करना, खोलना 2. चोट 
पहुँचाना, मार डालना, विनाश करना 3. बाँघना, 
बन्धन में डालना । 

श्रपणम्‌,-णा [श्रा +णिच्‌+-ल्युट्‌] उबलवाना, गरम करना । 

श्रपित. (भू? क० कृ०) [श्रा+णिच्‌--क्त] गरम किया 
गया या उबलाया गया, -- ता माँड, कांजी । 

श्रम्‌ (दिवा० पर० आम्यति, श्रान्त) 1. चेष्टा करना, 
उद्योग करना, मेहनत करना, परिश्रम करना 2. तप- 
श्चर्या करना, (तपस्या के द्वारा) इन्द्रियदमन करना 
कियच्चिरं श्राम्यसि गौरि--कु० ५।५० 3. श्रान्त 
होना, थकना, परिश्रान्त होना - रतिश्रान्ता शेते 
रजनिरमणी गाढमुरसि--काव्य० १०, शि० १४।३८, 
भट्टिः १४११० 4. कष्टग्रस्त होना, दुःखी होना 
“यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ 
--मेघ० ९९, प्रेर० (श्र~श्रा-मयति-्ते) थकाना, 
परि--., अत्यन्त थक जाना,-श० १, वि-, 1. विश्राम 
करना, आराम करना, ठहरना - कु० ३।९ 2. थमना, 
अन्त होना, दे० 'विश्रान्त' भी-रघु० १।५४, 
उतरवाना, बसाना । 

श्रमः [श्रम्‌ +-घञ्ञ्‌, न वृद्धिः] 1. मेहनत, परिश्रम, चेष्टा, 
प्रयत्न अलं महीपाल तव श्रमेण--रघु० २।३४, 
जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवेः श्रमम्‌-सुभा० 
नएरघु० १६।७५, मनु० ९२०८ 2. थकावट, थकान, 
परिश्रान्ति, विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ 
“रघु० ४।३५, ६७, मेघ १७५२, कि० ५२८ 
3. कष्ट, दुःख 4. तपस्या, साधना, इन्द्रियदमन,-दिवं 
यदि प्राथयसे वृथा श्रमः कु० ५।४५ 5. व्यायाम, 
विशेषतः सैनिक व्यायाम, कवायद 6. घोर अध्ययन । 
सम०--अम्बु ( नपुं ) --जलम्‌ पसीना, कर्षित 
(वि०) थका-मांदा,--साध्य (वि०) परिश्रम द्वारा 
सम्पन्न होने योग्य, कष्टसाध्य । 

श्रमण (वि०) (स्त्री ०--णा,-णो) [श्रम्‌ +युच्‌] 1. परि- 
श्रमी, मेहनती 2. नीच, अघम, कमीना,-णः 1. संन्यासी, 
भक्त, साघु 2. बोद्धभिक्षु,-- णा, णी 1. भक्तिनी, 
भिक्षुणी 2. लावण्यमयी स्त्री 3. नीच जाति की स्त्री 
4. बंगाली मजीठ 5. जटामांसी, बालछड़ । 

श्रम्भ्‌ (भ्वा० आ० श्रम्भते, श्रब्ध) 1. उपेक्षक होना, 
असावघान होना, लापरवाह होना 2. गलती करना, 
बि--, विश्वास करना, भरोसा करना-दे० 'विश्रब्ध'। 

श्रयः, यणम्‌ [श्रि--अचू, ल्युट्‌ वा] शरण, पनाह, बचाव, 
आश्रय । 

श्रवः [श्रृ अप] 1. सुनना, 


जैसा कि 'सुखश्राव' में 2. कान 
3. किसी त्रिकोण का 


कर्ण । 


1 
१ 


अवणः,-णम्‌ [श्रुञ-ल्युट्‌] 1. कान--ध्वतति मधुप समूहे 
श्रवणमपि दधाति--ग्रीत० ५ 2. किसी त्रिकोण का 
कर्ण, - णः,--णा इस नाम का नक्षत्र (जिसमें तीन तारे 
सम्मिलित ह),-- णम्‌ 1. सुनने की क्रिया,--श्रवण- 
सुभगम्‌--मेघ ० ११ 2. अध्ययन 3. ख्याति, कीति 
4. जो सुना गया या प्रकट हुआ,--वेद, इति श्रवणात्‌ 
“वैदिक पाठ ऐसा होने के कारण” 5. दौलत । सम० 
-- इच्ियम श्रोत्रेन्द्रिय, कान,--उदरम्‌ कान का बाह्य- 
विवर,-- गोचर (वि०) श्रवणपरास के अन्तर्गत (रः) 
सुनाई देने की सीमा तक, यथा श्ववणगोचरे तिष्ठ, 
अर्थात्‌ जहाँ तक सुनाई देता रहो वहीं तक रहो,-पथ:, 
~ विषयः कान की पहुँच, श्रवण परास-- वृत्तान्तेन 
श्रवणविषयप्रापिणा--रघु० १४॥८७,--पालिः--ली 
(स्त्री) ) कान का सिरा,-सुभग ( वि० ) कणं- 
सुखद । 

अवस्‌ (नपुं०) [ श्रु+असि ] 1. कान 2. ख्याति कीति, 
3. दौलत 4. सूक्त । 

श्रवस्यम्‌ [श्रवस्‌ +-यत्‌] ख्याति, कीति, विश्रुति । 

अवाप्यः,-य्यः [ श्रु--आय्य ] यज्ञ में बलि दिये जाने के 
योग्य पशु । 

श्रविष्ठा [श्रवः ख्यातिः अस्ति अस्याः श्रव-मतुप्‌, इष्ठनि 
मतुबो लुक] 1. धनिष्ठा नाम का नक्षत्र 2. श्रवणा 
नाम का नक्षत्र। सम०- जः बुधग्रह । 

श्रा (अदा० परश श्राति, श्राण या श्वत, प्रेर० श्रपयति-ते} 
पकाना, उबालना, भोजन बनाना, परिपक्व करना, 
पकना | 

शाण (वि०) [श्रा-क्त] 1. पकाया हुआ, भोजन बनाया 
हुआ, उबाला हुआ 2. आद्र, गीला, तर । 

श्राणा [श्राण--टाष्‌ | कांजी, यवागू । 


श्राद्ध (वि०) [ श्रद्धा हेतुत्वेनास्त्यस्य अण्‌ ] निष्ठावान्‌, 
विशवास करने वाला, ञ्म्‌ 1. मृतक सम्बन्धियों 
दिवङ्गत आत्मांओं के सम्मान में अनुष्ठेय संस्कार, 
अन्त्यष्टि ` संस्कार--श्रद्धया दीयते यस्मात्तस्माच्छाद्ध 
निगद्यते; यह तीन प्रकार का हे- नित्य, नैमित्तिक 
और काम्य 2. औध्वेदेहिक आहुति, श्राद्ध के अवसर 
पर उपहार या भेंट । सम०--कर्मन्‌ (नपुं०)-क्रिया 
अन्त्येष्टि संस्कार, - कृत्‌ (पुं ) अन्त्येष्टि संस्कार 
करने वाला, - बः अन्त्येष्टि आहुति या श्राद्ध भेंट 
करने वाला-दिनः,-नम्‌ उस स्वर्गीय सम्बन्धी की 
बरसी जिसके सम्मान में श्राद्ध किया जाय,--देवः, 
—_देवता 1. अन्त्येष्टि संस्कार की अधिष्ठात्री देवता 
2. यम का विशेषण 3. विश्वदेव दे० 4. पिता, 
प्रजनक, -भुज्‌,--भोक्‍्त्‌ (पुं०) दिवङ्गत, पूर्व पुरुष। 

आाद्धिक (वि०) (स्त्री०-की) | श्राद्धेयं, श्राद्धं तद्द्रव्यं 
भक्ष्यत्वेनास्त्यस्य वा ठन्‌] श्राद्ध सम्बन्धी औध्वे देहिक 


( १०१६ ) 


भेंट को स्वीकार करने वाला,--कम्‌ श्राद्ध के अवसर 
पर दिया गया उपहार । 

श्राद्धीय (वि०) [श्राद्ध--छ] श्राद्ध सम्बन्धी । 

श्रान्त (भू० क० कु०) [श्रम्‌+-क्त] 1. थका हुआ, थका- 
मांदा, क्लान्त, परिश्रांत 2. शान्त, सौम्य,--तः 
संन्यासी । 

आन्तिः (स्त्री०) [ श्रम्‌--क्तिन्‌ ] क्लान्ति, परिश्रान्त, 
थकावट । 

श्रामः [ श्राम्‌ अच्‌ | 1. मास 2. समय 3. अस्थायी 
छाजन । 

आय: [श्रिञघञ्ञ्‌] आश्रय, बचाव, शरण, सहारा । 

श्रावः [शु ]-घडा | सुनना, कान देना । 

श्रावकः [श्रुण्वुल | 1. श्रोता 2. छात्र, शिष्य-श्रावकाच- 
स्थायाम्‌ मा० १०, अर्थात्‌ छात्रावस्था में 3. बौद्ध- 
भिक्षु, बोद्ध सन्त, महात्मा 4. बौद्ध भक्त 5. पाखण्डी, 
6. कौवा । 


श्रावण (वि०) (स्त्री-णी) | श्रवण--अण्‌ ] 1. कान 
सम्बन्धी 2. श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न,-णः सावन का 
महीना, (जूळाई-अगस्त में आने वाला) 2. पाखण्डी 
3. छद्यवेशी 4. एक वैश्य संन्यासी जिसको दशरथ 
ने अन जाने मार डाला, बाद में उसके माता-पिता 
ने दशरथ को शाप दिया कि वह अपने पुत्रों के 
वियोग से दुःखी हृदय होकर मरेगा । 

भ्रावणिक (वि०) [ श्रावण--ठक्‌ ] श्रावण मास सम्बन्धी, 
“कर सावन का महीना । 

श्रावणी [श्रवणेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी 
"श्रवण--अणु--डीपू ] 1. श्रावण मास की पूर्णिमा 
2 एक वाधिकं परव जिस दिन यज्ञोपवीत बदले 
जायें, सलोनों, रक्षाबन्धन । 

भ्ावस्तिः,--स्ती (स्त्री) गंगा नदी के उत्तर में राजा 
श्रावस्त द्वारा स्थापित एक नगर । 


श्रावित (वि०) [ शु+णिच्‌+ इन] कहा हुआ, सुनाया 
गथा, वर्णन किया गया | 
आव्य (वि०) [श्रु +णिच्‌+-यत्‌] 1. सुने जाने के 
योग्य (विप० दृश्य) 2. जो झूला जा सके, स्पष्ट । 
श्रि (स्वा० उभ० श्रयति-ते, श्रितः, प्रेर० श्राययति 
ते, इच्छा० शिश्रीषति- ते, शिश्रयिषति--ते) 
जाना, पहुँचना, सहारा लेना,. दौड होना, बचाव के 
लिए पहुँच होना,--यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रता- 
पाजितम्‌--हि० १।१७१, रघु० ३७०, १९1१ 
2. जाना, पहुंचना, भुगतना, (अवस्था) घारण 
करना -- परीता रक्षोभिः श्रयति विवशा कामपि 
दशाम्‌ - भामि० ११८३, द्विपेन्द्रभावं कलभः श्रयन्निव 
7 रघु० ३1३२ 3. चिपकना, झुकना, आश्रित होना, 
निर्भर रहना--उत्तर० १।३२ 4. निवास करना, | 


बसना 5. सम्मान करना, सेवा करना, पूजा करना 
6. सेवन करता काम पर लगाना, 7. संलग्न करना, 
अनुषक्त होना । अधि--., 1. निवास करना 2. सवारी 
करना, चढ़ना, आ---, 1. सहारा लेना, आश्रय लेभा, 
अवलम्ब होना, विक्रम० ५1१७, भट्टि० १४।१११ 
2. अनुगमन करना--रघु० ४।३५ 3. शरण लेना, 
निवास करना, बसना--रघु० १३।७, पंच० १।५१ 
4. आश्रित होना,-मनु० ३।७७ 5. पार जाना, 
अनुभव प्राप्त करना, - भुगतना, धारण करना - एको 
रसः करुण एव निमित्तभेदाङ्भिन्नः पृथक्‌ पूथगिवा- 
श्रयते विवर्तान्‌ -उत्तर० ३1४७ 6. जमे रहना, डटे 
रहना 7. चुनना, छांटना, पसन्द करना 8. सहायत 
करना, मदद करना, उद्‌--, ऊपर उठाना, उन्नत 
करता, ऊँचा करना, उपा-, पहुंच या अवलम्ब 
होना, भग० १४।२, उत्तर० १३७, सम्‌--, 1. पहुँच 
होना, सहारा होना, शरण में जाना, सहायता के 
लिए पहुंचना 2. अवलम्बित होना, आश्रित होना 
-उत्तर० ६।१२, मा० १।२४ 3. हासिल करना, प्राप्त 
करना 4. अभिगमन करना, संभोग के लिए पहुँचनः 
5. सेवा करना ! 

श्रित (भू० क० कृ०) [ श्रि-+क्त ] 1. गया हुआ, पहुँचा 
हुआ, शरण में पहुँचा हुआ 2. चिपका हुआ, सहारा 
लिया हुआ, बैठा हुआ 3. संयुक्त, सम्मिलित, संबद्ध 
4. बचाया हुआ 5. सम्मानित, सेवित 6. अनुसेवी, 
सहकारी 7 आच्छादित, बिछाया हुआ 8. युक्त, 
पूंरित ९. समवेत, एकत्रित 10. सहित, संपन्न । 

शितिः (स्त्री?) { श्रि+-क्तिन्‌ ] अवलम्व, सहारा, 
पहुंच । 

थियंमत्य (वि०) 1. अपने आप को योग्य मानने वाला 
2. धमंडी । 

थियापतिः (पुं ) शिव का विशेषण । 

थिष्‌ (म्वा० पर० श्रषति) जलाना । 

श्री (क्रया० उभ० श्रीणाति, श्रीणीते) पकाना, भोजन 
बनाना, उबालना, तैयार करना । 


श्री (स्त्री०) [श्रि+-क्विपू, नि० ] 1. धन, दौलत, 
प्राचुयं, समृद्धि, पुष्कलता - अनिवंदः श्रियो मूलम्‌ 
--रामा०, साहसे श्रीः प्रतिवसति--मृच्छऽ ४, 
“सौभाग्य वीरों पर अनुग्रह करता हे'-मनु० ९।३०० 
2. राजसत्ता, ऐश्वयं, राजकीय घनदौलत-कि० १।१ 
3. गौरव महिमा, प्रतिष्ठा--श्रीलक्षण -कु० ७४६, . ` 
अर्थात्‌ महिमा या गौरव का चिह्न 4. सौन्दर्य, चारुता, 
लालित्य, कान्ति (मुखं) कमलश्रियं दघौ- कु० 
५२१, ७।३२, रघु० ३।८, कि० १1७५ 5. रंग, 
रूप, कु० २२ 6. विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो धन 
की देवी हे,-आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री:-उत्तर ० 


( १०७ ) 


४६, श० ३1१४, शि० १।१ 7. गृण, श्रेष्ठता 
8. सजावट 9. बुद्धि, समझ 10. अतिमानव शक्ति 
11. मानवजीवन के तीन उद्देश्यों की समष्टि (धर्म, 
अर्थ, और काम) 12. सरल वृक्ष 13. बेल का पेड़ 
14. हींग 15. कमल (“श्री शब्द सम्मान सूचक 
पद है जो पूज्य व्यक्तियों तथा देवों के नामों 
के पूर्व लगाया जाता है--श्रीकृष्ण: श्रीरामः, श्री 
वाल्मीकिः, श्रीजयदेवः, कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों के पूर्व भी 
जिनका विषय धामिक ह -- श्रीभागवत, श्रीरामायण 
आदि, किसी पाण्डुलिपि या पत्रादिक के आरम्भ में 
भी मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त होता हँ; माघ ने 
अपने 'शिशुपालवध' काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
इलोक में इस शब्द का प्रयोग किया है, जिस प्रकार 
भारवि ने 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग किया हे) । 
सम० -आह्वम्‌ कमल,--ईशः विष्णु का विशेषण 
--कण्ठः 1. शिव का विशेषण 2. भवभूति कवि का 
विशेषण ---श्रीकण्ठपदलाञ्छन:---उत्तर० १, सखः 

: विष्णु का विशेषण (-रम्‌) 

लेखनी,- कान्तः विष्णु का 


विशेषण, कारिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का बारहसिंगा, 
—खण्डः,-डम्‌ चन्दन की लकड़ी श्रीखण्डविलेपनं 
सुखयति--हि० १।९७,--गदितम्‌ एक प्रकार का 
छोटा नाटक,-- गर्भः 1. विष्णु का विशेषण 2. तलवार, 
--ग्रहः पक्षियों को पानी पिलाने की कुण्डी, घनम्‌ 
खट्टी दही, (नः) बौद्ध महात्मा,--चक्रम्‌ 1. भूवृत्त, 
भूमण्डल 2. इन्द्र के रथ का पहिया,-- जः काम का 
विशेषण,-दः कुबेर का विशेषण, दयितः, धरः 
विष्णु के विशेषण,-- नगरम्‌ एक नगर का नाम 
—नन्दनः राम का विशेषण,-- निकेतनः,--निवासः 
विष्णु के विशेषण,--पतिः 1. विष्णु का विशेषणं 
शि० १३।६९ 2. राजा, प्रभु,--पथः मुख्य सड़क, 


'शजमागं, - पर्णम्‌ कमल,--पर्वतः एक पहाड़ का नाम 
--मा० १, - पिष्टः तारपीन, - पुष्पम्‌ लोंग, - फलः 
बेल का पेड़ (लम्‌) बेल का फल,- फला,-फलो 
1. नील का पौधा 2. आमलकी, आँवला,- आतु 
(पुं) 1. चाँद 2. घोड़ा, मस्तकः लहसुन, मुद्रा 
वष्णवों का विशेष तिलक जो मस्तक पर लगाया 
जाता है,--मूतिः (स्त्री?) 1: विष्णु या लक्ष्मी की 
प्रतिमा 2. कोई भी प्रतिमा,--युक्‍त,-युत,-, 1. सौभा- 
ग्यशाली, प्रस्न 2. घनवान्‌, समृद्धिशाली (प्रायः 
पुरुषों के नामों के पूर्व लगाया जाने वाला सम्मान 
सूचक पद,-रङ्कः विष्णु का विशेषण, रसः 1. तार- 
पीन 2. राल,--वत्सः 1. विष्णु का विशेषण, विष्णु 
की छाती पर बालों का घूंघर या चिह्नविश्लेष-प्रभा- 
नुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविञ्जमदपणम्‌ रघु० १०।१०, 


०अङ्भुः धारिन्‌, °भृत्‌, "लक्ष्मन्‌, "लाञ्छन, (पुं) 
विष्णु के विशेषण - कु० ७४३, वत्सकिन्‌ (पृ०) 
एक घोडा जिसकी छाती पर बालों का घूंघर होता 
हं, वरः,- वल्लभः विष्णु के विशेषण, --बल्लभः 
लक्ष्मी का प्रिय, सौभाग्यशाली या सुखी व्यक्ति, 
~ वासः 1. विष्णु का विशेषण 2. शिव का विशेषण 
3. कमल 4. तारपीन,--वासस्‌ ( पुं० ) तारपीन, 

वृक्षः 1. बेल का पेड़ 2. अश्वत्थवृक्ष 3. घोड़े के 
मस्तक और छाती पर बालों का घूंघर, - वेष्टः 
1. तारपीन 2. राल,- संज्ञम्‌ लौंग, सहोदरः चन्द्रमा, 
~ सूक्तम्‌ एक वैदिक सूक्त का नाम,- हृरिः विष्णु 
का विशेषण, हस्तिनी सूर्यमुखी फूल का पौधा । 


श्रीमत्‌ (वि०) [श्री य-मतुप्‌] 1. दौलतमन्द, धनवान्‌ 


2. सुखी, सौभाग्यशाली, समृद्धशाली, फलता-फूलता 
3. सुन्दर, सुहावना, सुखद -कि० १।१ 4. विख्यात, 
प्रसिद्ध, कीतिशाली, प्रतिष्ठित {प्रसिद्ध और सम्मा- 
नित पुरुष या वस्तुओं के नामों के पूवं आदरसूचक 
शब्द (पुं०} विष्णु का विशेषण 2. कुबेर का विशे- 
षण 3. शिव का विशेषण 4. तिलक वृक्ष 5. अस्वत्थ- 
वृक्ष । 


आल (वि०) [श्रीः अस्तिं अस्य -छच्‌] 1. घनवान्‌, 


दोलतमम्द 2. सौभाग्यशाली, समुद्धिशाली 3. सुन्दर 
4. विख्यात, प्रसिद्ध । ॥ 


श्रु। (म्वा० पर० श्रवति) जाना, हिलना, जुलना-तु० 'लु। 


1 (स्वा० पर० श्वणोति, श्रुत) 1. सुनना, (ध्यानपूर्वक ) 
श्रवण करना, कान देना--श्णु मे सावशेष वचः 
ला विक्रम० २, रुतानि चाश्रोषत षट्पदानाम्‌-भट्टि० 
२1१०, संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि, श्रोत्रपेयमू-मेघ ० 
१३ 2. अधिगम करना, अध्ययन करना-द्वादशवर्षभि- 


व्याकरणं श्रूयते--पंच० १ 3. सावधान होता, आज्ञा- 
मानना (इतिश्रूयते-- (ऐसा सुना जाता हे अर्थात्‌ वेदों 
में इसका विधान हे, ऐसा धर्मविधि), प्रेर० (श्राव- 
यति-ते) सुनवाना, समाचार देना, कहना बयान करना 
--इच्छा० (शुश्रूषते) 1. सुनने की इच्छा करना 
2. सावधान होना, आज्ञाकारी होना, हुक्म मानना 
--पंच० ४।७८ 3. सेवा करना, सेवा में उपस्थित 
रहना-शुश्रूषसव गुरून्‌--श० ४१७, कु० १।५९, 
मनु० २।४४, अनु-, 1. सुनना --मनु० ९1१००, 
तद्यथानुश्रूयते-पंच० १ 2. गुरुपरम्परा से प्राप्त, 
अभि-, 1. सुनना 2. ध्यान देकर सुनना, आ-, 1. सुननो 
2. प्रतिज्ञा करना (व्यक्ति में संप्र०)-याज० २१९६, 
लु० पा० १।४।४०, उप-, 1. सुनना 2. जाना, 
निश्चय करना--केशिना हृतामुवेशी नारदादुपश्रुत्य 
गन्घवेसेना समादिष्टा -विक्रम० १, परि-, सुनना, 
प्रति-, प्रतिज्ञा करना (उस व्यक्ति में संप्र० जिसके 


( १०३८ ) 


लिए प्रतिज्ञा की जाय--तस्ये प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्त- 
दीप्सितम्‌--रघु० १४२९, २५६, ३1६६७ १५४, 
बि-- ,सुनना (प्रायः क्तांत रूप प्रयुक्त), सम्‌--सुनना, 
ध्यान लगा कर सुनना--संश्षणोति न चोक्तानि 
--भट्टि० ५१९, ६५, (परन्तु अकर्मक प्रयोग में 
आ०)--हितान्न य: संश्यृणुते स कि प्रभ:--कि० १५ ! 


श्रुध्चिका (स्त्री०) शोरा, सज्जी, खार! 
श्रुत (भू० क० कृ०) [श्रु--क्त] 1. सुना हुआ, ध्यान लगा 


कर श्रवण किया हुआ 2. वर्णित, कर्णगोचर 3. अधि- 
गत, निर्धारित, समझा गया 4. सुज्ञात, प्रसिद्ध, 
विख्यात, विश्रुत --रघु० ३1४०, १४६१ 5. नामक, 
पुकारा हुआ, - तम्‌ 1. सुनने का विषय 2. जो देवी 
संदेश से सुना गया, अर्थात्‌ वेद, पवित्र अघिगम, 
पुनीत ज्ञान--श्रुतप्रकाशम्‌--रघु० ५।२ 3. सामान्य 
अधिगम, विद्या, -्रोतरं श्रुतेनेव कुण्डलेन (विभाति) 
भतृ० २।७१, रघु० ३।२१, ५।२२, पंच० २।१४७, 
४।६१ । सम० - अध्ययनम्‌ वेदों का पढ़ना,--अन्बित 
(वि०) वेदों का ज्ञाता- अर्थः मौखिक रूप से या 
जबानी कहा गया तथ्य,--कोति (वि०) प्रसिद्ध, 
विश्रुत, (पुं) 1. उदार व्यक्ति 2. दिव्य ऋषि 
(स्त्रीश) शत्रुघ्न की पत्नी,- देबी सरस्वती,-घर 
(वि०) सुनी हुई बात को याद रखने वाला, मेघावी । 


शुतबत्‌ (वि०) [श्रुत+मतुप्‌] वेदज्ञाता, वेदवेत्ता, वेदज्ञ, 


--रघु० ९।७४ । 


श्रुतिः (स्त्री०) [श्रु क्तिन्‌] 1. सुनना चन्द्रस्य ग्रहण- 


मिति श्रुते:-मुद्र ० १।७, रघु० ११२७ 2. कान,-अुति- 
सुख भ्रमरस्वनगौतयः--रघु० ९।३५, श० १।१, वेणी० 
३।२३ 3. विवरण, अफवाह, समाचार, मौखिक 
संवाद 4. ध्वनि 5. वेद (दिव्य संदेश होने के कारण- 
बिप० स्मृति--दे० 'वेद' के अन्तर्गत) 6. वेदिकपाठ 
वेदमंत्र,-- इतिश्रुतेः या इति श्रुतिः 'ऐसा वेद कहता हुँ’ 
7. वेदज्ञान, पुनीतज्ञान, पुण्य अधिगम 8. (संगीत में) 
सप्तक का प्रभाग, स्वर का चतुर्थांश या अन्तराल 
--शि० ११०, १११, (दे० तत्स्थानीय मल्लि’) 
9. श्रवण नक्षत्र सम०--अनुघ्रासः अनुप्रास का एक 
भेद--दे० काव्य० ९,-उक्त,--उदित (वि०) वेद- 
विहित,-कटः 1. साँप 2. तपश्‍चर्या, प्रायश्चित्त साधना, 
लाकेटु (वि०) सुनने में कड़वा (टुः) कर्णकटु, अम- 
धुर ध्वनि, (यह रचना का एक दोष माना जाता हे), 
--चोदनभ्‌,-ना शास्त्रीय विधि, वेदविधि,--जीविका 
घर्मशास्त्र, विधिसंहिता,--देधम्‌ वेदविधियों का परस्पर 
विरोध या निष्क्रमता,-घर (वि०) सुनने वाला, 
-- निदर्शनस्‌ वेदों का साक्ष्य,--पथः कर्ण-परास 
---मालवि० ४।१,-भ्रसादन (वि०) कर्ण प्रिय,-प्रामा- 
च्यम्‌ वेदों की प्रामाणिकता या स्वीकृति, मण्डलम्‌ 


कान का बाहरी भाग,--मूलम्‌ 1. कान की जड़,-रूपितुं 
किमवि श्रुतिमूले --गीत० १ 2. वेद का संहितापाठ, 
-भूलक (वि०) वेद पर आधारित,--विषयः 1. सुनने 
का विषय, अर्थात्‌ ध्वनि--श० १।१ 2. कर्ण परास. 
= एतत्प्रायेण श्रुतिविषयमापतितमेव--का० 3. वेद 
का विषय 4. धार्मिक अध्यादेश,-- वेधः कान बींघना, 
स्मृति (स्त्री०) (द्वि० व०) वेद और धर्मशास्त्र । 

थुवः [ श्रु--क ] 1. यज्ञ 2. यज्ञीय खुवा । 

थुवा [ श्रुव--टाप्‌ ] 1. यज्ञीय चमष, तु० स्रुवा । सम० 
वृक्षः विकंटक वृक्ष । 

श्रेढी [ श्रेण्ये राशीकरणाय ढोकते-श्रेणी-+-ड़ोक्‌-+-ड, 
पृषो० ] (गणि० में) भिन्न जातीय द्रव्यों को मिलाने 
वट गणनांग भेद । सम०--फल श्रेढी का योग 

ड । 

अणि (पुं०, स्त्री») श्रेणी (स्त्री०) [श्रि--णि, वा डीप्‌] 
1. रेखा, श्रुंखला, पंक्ति, तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुभितविहग- 
श्रेणिरपना--वेणी० ४1२८, न षट्पदश्रेणिभिरेव प ङ्कुजं 
सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते-कु० ५।९, मेघ० २८, ३५ 
2. दल, संचय, समह--उत्तर० ४ 3. व्यापारियों का 
संघ, शिल्पियों का संघटन, निगम 4. बोक्का, बालटी । 
सम०- धर्माः . (पुं, घ० व०) व्यापारिवर्ग या 
शिल्पकार-संघों के नियम, रीतियाूँ आदि । 

श्रेणिका [ श्ेणि+-कन्‌+-टाप्‌ ] तम्बू, खेमा । 

श्रेयस्‌ (वि०) [ अतिशयेन प्रशस्यम्‌-ईयसुन्‌, श्रादेशः ] 
1. अपेक्षाकृत अच्छा, वरीयस्‌, श्रंष्ठतर,-- वर्धनाद्रक्षणं 
श्रेय:--हि० ३।३, भग० ३।३५, २।५ 2. सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठतम 3. अधिक सुखी या सौभाग्यशाली 4. अधिक 
आनन्ददायक, प्रियतर (पुं०) 1. सद्गुण, पुण्यकर्म, 
नैतिक गुण, धार्मिक गुण 2. आनन्द, सौभाग्य, मंगल, 
शुभ, कल्याण, आशीर्वाद, शुभ परिणाम--पूर्वावधी” 
रितं श्रेयो दुःखं हि परिवतेते - श० ७1१३, प्रति- 
बघ्नाति हि श्रयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः--रघु० १।७९, 
उत्तर० ५२७, ७२०, रघु० ५।३४ 3. शुभ अवसर 
-“श० ७ 4. मोक्ष, मुक्ति। सम--अथिन्‌ (वि०) 
1. आनन्द कां अन्वेषक, आनन्द का इच्छुक 2. हितेषी, 
कर 1. आनन्दप्रद, अनुकूल 2. मंगलमय, शुभ, 
-- परिश्रमः मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा । 

श्रेष्ठ (वि) | अतिशयेन प्रशस्यः, इष्ठन्‌, श्रादेशः ] 
1. सर्वोत्तम, अत्यन्त श्रेष्ठ, प्रमुखतम (संबं० या 
अघि० के साव) 2. अत्यन्त प्रसन्न या समृद्ध 3. प्रिय- 
तम, अत्यन्त प्रिय 4. सबसे अधिक पुराना, वृद्धतम, 
-:७5ः 1. द्राह्मण 2. राजा 3. कुबेर का नाम 4. विष्णु 
का नाम, - ष्ठम्‌ गाय का दूध । सम०--आश्रमः 
1. मनुष्य के घामिक जीवन का सर्वोत्तम आश्रम अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम 2. गृहस्थ,--वाच्‌ (वि०) वाम्मी । 


( १०३९ ) 


श्रेष्ठिन्‌ (वि०) | श्रेष्ठं धनादिकमस्त्यस्य इनि ] किसी व्या- 
पारसंघ या शिल्पिसंस्थान का प्रधान या अध्यक्ष-निक्षेपे 
पतिते हृम्यें श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवतामू--पंच० १) १४ । 

श्रै (म्वा पर० श्रायति) 1. स्वेद आना, पसीना निक- 
लना 2. पकाना, उबालना । 

श्रोणु (भ्वा० पर० श्रोणति) 1. एकत्र करना, ढेर लगाना 
2. एकत्र होना, संचित होना । 

श्रोण (वि०) [ श्रोण्‌-+-अच्‌ ] विकलांग, लंगड़ा,--णः 
एक प्रकार का रोग । 

श्रोणा [ श्रोण--टाप्‌ ] 1. कांजी 2. श्रवण नक्षत्र । 

श्रोणिः,-णी (स्त्रो०) [ श्रोणु--इन्‌ वा डीप्‌ ] 1. कृल्हा, 
नितम्ब, चूतड़ - श्रोणीभारादलसगमना--मेघ० ८२, 
श्रोणीभारस्त्यजति तनुताम्‌ - काव्य» १० 2. सड़क, 
मार्ग । सम०--तटः कूल्हों की ढलान, --फलकम्‌ 
1. विशाल कूल्हे 2. नितम्ब, --बिम्बम्‌ 1. गोल कूल्हे 
--विक्रम० ४१८ 2. कमर-पढ़ा, सुत्रम्‌--1. मेखला 
2. कमर से लटकती हुई तलवार का बन्धन । 

श्रोतस्‌ (नप्‌०) [ श्रू+-असुन्‌ तुट्‌ च ] 1. कान 2. हाथी 
को सूंड 3. ज्ञानेन्द्रिय 4. सरिता, प्रवाह (“ख्रोतस्‌' 
के स्थान पर) । सम० -रन्ध्रम्‌ सूंड का विघर, 
नथुना-मेघ० ४२, ('ख्रोतोरन्ध' भी लिखा जाता है) । 

श्रोतृ (१०) [ शु+तृच्‌ ] 1. सुनने वाला 2. छात्र । 

श्रोत्रम्‌ | श्ूयतेऽनेन-श्चु करणे+-ष्टरन्‌ ] 1. कान--भतूं० 
२।७१ 2. वेदों में प्रवीणता 3. वेद । सम० -पेय 
(वि०) कान से ग्रहण करने के योग्य, ध्यानपूवंक 
सुनने के योग्य --संदेश मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्र- 
पेयम्‌ --मेघ० १३,--मूलम्‌ कान की जड़ । 

श्रोत्रिय (वि०) [ छन्दो वेदमघीते वेत्ति वा--छन्दस्‌ {-घ, 
श्रोत्रादेशः ] 1. वेद में प्रवीण या अभिज्ञ 2. सिष्य, 
अनुशासित होने के योग्य,--यः विद्वान्‌ ब्राह्मण, घर्म- 
ज्ञान में सुविज्ञ--जन्मना आह्यणो ज्ञेयः संस्कारेद्विज 
उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं निमिः श्रोत्रिय 
उच्यते--मा० १।५, रघु० १६।२५। सम०-स्वम्‌ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण की संपत्ति । 

श्रौत (वि०) (स्त्री०-ती) [श्रुतौ विहितम्‌ अण्‌ ] 1, कान 
से संबंध रखने वाला 2. वेदसंबंघी, वेद पर आधारित, 
वेदविहित,--तम्‌ 1. वेदविहित कोई भी कमं या अनु- 
ष्ठान 2. वेदप्रतिपादित कर्मकाण्ड 3. यज्ञाग्नि को 
संधारण करना 4. तीनों यज्ञाग्नियों की समष्टि 
(अर्थात्‌ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण) । सम० 
--कमेन्‌ (नपुं) वैदिक कृत्य, सुत्रम्‌ वेद पर 
आधारित सूत्रग्रन्थों का संग्रह (आइवलायन, सांख्यायन 
और कात्यायन आदि के नाम से अभिहित) । 

श्रौत्रम्‌ [ श्रोत्रञ- (स्वार्थे) अणू ] 1. कान 2. वेदों में 
प्रवीणता । 


श्रौषर्‌ (अव्य०) [ श्रु--डौषट्‌ ] दिवंगत आत्मा या देको 


को उद्देश्य करके यज्ञाग्नि में आहुति देते समय 
उच्चारित होने (बोला जाने) वाला अव्यय, तु० 
वषट्‌ या वोषट) । 

इलक्ष्ण (वि०) [ र्लिष्‌+-क्स्न, नि० ] 1. कोमल, मुदु, 
सौम्य, स्निग्ध (शध्द आदि) 2. चिकना, चमकदार, 
शि० ३।४६ 3. स्वल्प, सूक्ष्म, पतला, सुकुमार 
4. सुन्दर, लावण्यमय 5. निश्छल, ईमानदार, खरा । 

शलक्ष्णकम्‌ [ इलक्ष्ण +-कन्‌ ] सुपारी, पूगीफल । 

इलङ्क्‌ (स्वा० आ० इलडूते) जाना, हिलना-जुलना । 

इलङ्ग्‌ (भ्वा० आ० कलङ्गते) जाना, हिलना-जुलना । 

इलथ्‌ (चुरा० उभ० इलथयति--ते) 1. शिथिल या ढीला- 
ढाला होना 2. दुर्बल या बलहीन होना 3. शिथिल 
होना, ढीला होना, विश्राम करना (आलं० भी) 
इलथयितु क्षणमक्षमताङ्गना न सहसा सहसा कृतवेपथुः 
--शि० ६५७, परित्राणस्तेहः इलथयितुमशक्यः खलू 
यथा-गंगा० ३७ 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना । 

इलथ (वि०) [्लथ्‌+-अच्‌ ] 1. विना बघा, बिना 
जकड़ा 2. शिथिल, विश्रांत, खुला हुआ, फिसला हुआ 
--वृन्ताच्छ्ूलथं हरति पुष्पमनोकहानाम्‌--रघु० ५। 
३७, १९।२६ 3. बिखरे हुए (जैसे बाल) । सम० 
“उद्यम (वि०) जिसने अपने प्रयत्न ढीळे कर दिये 
हों, - लम्विन्‌ (वि०) ढीला-ढाला, नीचे लटकता हुआ, 
णकु० ५४७ । 

इलाख्‌ (म्वा० पर० इलाखति) व्याप्त होना, प्रविष्ट 
होना । 


इलाघ्‌ (म्वा० आ० इलाघते) प्रशंसा करना, स्तुति करना, 
सराहना, ॥। णगान करना -शिरसा इलाघते 
(गुणं) परं (दोषं) कण्ठे नियच्छति--सुमा०, यर्थव 
स्लाघ्यते गङ्गा पादेन परमेष्ठिनः -कु० ६।७० (कुछ 
लोग यहां 'इळाघ्यते' के स्थान पर 'इलाघतें' 
पाठ समझते हूँ, और अगला अर्थ घटाते हैं) 
2. शेखी बधारना, घमंड करना, -इलाधिष्ये केन को 
बन्धून्नेष्यत्युन्नतिमुन्नतः-भट्टिः १६।४ 3. खुशामद 
करना, फुसलाकर काम निकालना (संप्र के साथ) 
“गोपी कृष्णाय इलाघते -- सिद्धा०, भट्टि० ८।७३। 

इलाघनम्‌ [इलाघ्‌+-ल्युट्‌] 1. प्रशंसा करना, स्तुति करना 
2. खुशामद करना । 

इलाघा [इलाघ्‌+अ+-टाप्‌] 1. प्रशंसा, स्तुति, सराहना, 
-कर्ण-जयद्रथयोर्वा कात्र इलाघा-वेणी० २ 2. आत्म- 
प्रशंसा, शेखी बघारना--हते जरति गाङ्ेये पुरस्कृत्य 
शिखण्डिनम्‌, या इलाधा पाण्डुपुत्राणां संवास्माकं 
अविष्यति --वेणी ० 
5. कामना, इच्छा । सम०--बिपर्येयः डींग मारने का 
अभाव, --त्यागे इलाघा विपर्ययः--रघु० १।२२ । 


२४ 3. खुशामद 4. सेवा. 


( १०४० ) 


श्लाधित (भू० क० कृ०) [श्लाघ्‌--क्त] प्रशंसा किया 
गया, स्तुति किया गया, सराहा गया । 

श्लाघ्य (वि०) [इलाघू्‌ +प्यत्‌] 1. प्रशंसनीय, योग्य 
"उत्तर ४९, १३ 2. आदरणीय, श्रद्धेय । 

हिलकुः [हिलष्‌ -|- कु, पृषो०] 1. कामुक, लंपट 2. दास, 
आश्रित (नपुं०) नक्षत्र विद्या, फलित ज्योतिष । 

हिलक्युः [श्लिष्‌ --क्यु, पृपो०] 1. ल॑पट 2. सेवक । 

हिलष्‌ । (म्वा० पर० इलेषति) जलना । 
1 (दिवा? पर० दिलष्यति, हिलष्ठ) आलिंगन 
करता, श्लिष्यति चुम्बति जलघरकल्पं हरिरुपगत 
इति तिमिरमनल्पम्‌ गीत० ६ 2. जमे रहना, 
चिपके रहना, डटे रहना 3. संयुक्त होना, सम्मिलित 
होना 4. ग्रहण करना, लेना, समझना --ने० ३।६९, 
आ--, उप--, आलिंगन करना, परिरंभण करना, 
बि-- 1. वियुक्त होना, दूर होना 2. फट जाना, 
फट कर उड़ जाना, भट्रि १४६७, (प्रेर०) अलग- 
अलग करना, मेघ० ७, सम्‌ --, 1. डटे रहना, चिपके 
रहना 2. सम्मिलित होना, मिलना । 
11 (चुरा० उभ० इलेषयति-ते) जोड़ना, सम्मिलित 
करना, मिलाना । 

श्लिषा [र्लिष्‌न-अ--टाप्‌] 1. आलिंगन 2. चिपकना, 
जुड़ जाना । 

श्लिष्ट (भू? क० कृ०) [हिलिपृ +क्त] 1. आरिंगित 
2. चिपका हुआ, जुड़ा हुआ 3. टिका हुआ, झुका 
हुआ 4. इलेष से युक्त, दो अर्थों की संभावना 
से युक्‍्त--अत्र विपमादयः शब्दाः ङिलष्टाः--काव्य० 
१०। 

हिरूष्टिः (स्त्री०) [श्लिप्‌ वितन्‌] 1. आलिंगन 2. परि- 
रंभण । 

इलीपदम [श्री युक्तं वृत्तियृक्तं पदम्‌ अस्मात्‌, पृषो०] 
सूजी हुई टांग या फूला हुआ पैर, फीलपाँद । सम० 
~ प्रभवः आम का पेड़ । 

इलील (वि०) [श्रीः अस्ति अस्य--लच्‌, पृषो०] 1. भाग्य- 
शाली, समृद्ध, दे० श्रील, 2. शिष्ट तु० 'अदलील' । 

इलेषः [र्लिष्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. आलिंगन 2. चिपकना, जुड़ना 
3. मिलाप, संगम, संपर्क--निरन्तरश्लेषवना: - का ० 
(यहाँ इसमें अगला अर्थ भी घटित होता हैं) 
4. अनेकार्थ शब्द प्रयोग, एक सै अधिक अर्थ प्रकट 
करने वाले शब्दों का प्रयोग, दृचर्थक, किसी शब्द या 
वाक्य की दो या दो से अधिक अर्थो की संभाव्यता, 
(यह एक अलंकार संमझा जाता हे, कवि इसका 
बहुत प्रयोग करते हैं, परिभाषा के लिए दे० काव्य० 
कारिका ८४ तथा ९६)-आइलेषि न श्लेषकवेभ॑वत्याः 
श्लोकद्वयार्थः सुधिया मया किम्‌-नै० ३।६९, दे० 
शब्दश्लेष' भी । सम०-- अर्थः अनेकार्थ शब्द प्रयोग, 


दचर्थक शब्द प्रयोग,--भिक्तिक (वि०) इलेष पर 
टिका हुआ (झा०-- आधारित) । 

इलेष्मकः [श्ठेष्मन्‌ +-कन्‌] कफ, बलगम । 

इलेष्मज (वि०) [श्लेष्मन्‌ +-जनूं नड] कफ से उत्पन्न, 
कफमूलक । 

इलेष्मन्‌ (पुं०) [दिलष्‌ञ-ममिन्‌] कफ, बलगम, कफ की 
प्रकृति । सम० - अतिसारः कफविकार से उत्पन्न 
पेचिश, मरोड़ - ओजस्‌ (नपुं०) कफ की प्रकृति,-ध्ना 
धनी 1. मल्लिका, एक प्रकार का मोतिया 
2. केतकी, केक्डा । 

इलेष्मल (वि०) [ श्लेष्मन्‌ +-लच्‌ ] कफ प्रकृति का, 
बलगमी । 

इलेष्मातः, इलेष्मातकः [ इ्लेष्मन्‌ +-अत्‌-अच्‌, पक्षे कन्‌ 
घ ] एक वृक्ष विशेष, रिसोड़े का पेड़ । 

इलोक्‌ (म्वा० आ० इलोकते) 1. प्रशंसा करना, पद्य रचना 
करना, छन्दोबद्ध करना 2. अवाप्त करना 3. त्यागना, 
छोड़ना । 

इलोकः [ इलोक्‌--अच्‌ ] 1. कवितामय प्रशंसन, स्तुतीः 
करण 2. स्तोत्र मनु० ७।२६ 3. ख्याति; प्रसिद्धि, 
विश्रुति, यश, यथा 'पुण्यरलोक' में 4. प्रशंसा का 
विषय 5. किंवदन्ती, कहावत 6. पद्य, कविता--रघु० 
१४।७० 7. अनुष्टुप्‌ छन्द में कोई पद्य या कविता । 

इलोण्‌ (भ्वा० पर० इलोणति) एकत्र करना, इकट्ठा करना, 
बीनना तु० 'श्रोण' । 

इलोणः [ इलोण्‌ +-अच्‌ | लंगड़ा पुरुष, विकलांग । 

इवङ्क्‌ (भ्वा० आ० रवडूते) जाना, हिलना-जुलना । 

इवच्‌, एवञ्च (भ्वा० आ० श्वचते, शवञ्चते) 1. जाना, 
हिलना-जुलना 2. खुला होना, मुँह बाना, फटना, 
दरार हो जाना । 

इवज्‌ (भ्वा० आ० श्वजते) जाना, हिलंना-जुलना । 

इवठ्‌ (चुरा० उभ० इवठयति ते) 1. निन्दा करना (कुछ 
के मतानुसार 'इ्वठयति') 2. (इवाठयति--ते) (क) 
जाना, हिलना-जुलना (ख) अलंकृत करना (ग) 
समाप्त करना, सम्पन्न करना (कुछ के मतानुसार इन 
अर्थो में केवल 'इवठयति') । 

इवण्ठ्‌ (चुरा० उभ० श्वण्ठ्यति ते) निन्दा करना । 

इवन्‌ (पुं०) [ र्विञकनिन्‌, निश (कर्तु० इवा, श्वानौ, 
स्वानः कर्म ब० व० शुनः, स्त्री० - शुनी) कुत्ता 
--श्वा यदि क्रियते राजा स कि नाइनात्युपानहम्‌ 

सुभा० भतूं० २।३१, मनु० २।२०१। सम० 

क्रीडिन्‌ (पुं०) खिलारी कुत्तों को पालने वाला, 
-- गणः कुत्तों का झुंड, गणिकः 1. शिकारी, 2. कुत्तों 
को खिलाने वाला, धूर्तः गीदड़, नरः कमीना आदमी, 
नीच व्यक्ति, निशम्‌, - निशा वह रात जिसमें कुत्ते 
भौंकते हों,- पच्‌ (पुं०) पचः 1. अतिनीच और 


{ १०४१ ) 


पतित जाति का पुरुष, जातिबहिष्कृत, चांडाल,-भामि० 


४२३ 2. कुत्तों को खिराने वाला, पदम्‌ कुत्ते का 
पेर, पाकः जाति से बहिष्कृत, चाण्डाल  गंगा० 
२९. फलम्‌ खट्टा नींबू या चकोतरा,- फलक 


अक्रूर के पिता का नाम, -- भीरुः गीदड़, --यथ्यम्‌ 
कुत्तों का झूं (स्त्री०) कुत्ते का जीवन 
(बहुधा 1 की समता इससे की जाती हैं )-सेवां 
लाधवकारिशी कृतधियः स्थानेश बृत्ति विदुः मुद्रा० 
३।१४, मनु० ४1६ 2. सेवावृत्ति, सेवा सनु० ४।४ 
व्याश्रः 1. शिकारी जानवर 2. बाघ 3. चीता, 
हन्‌ (पुं) शिकारी । 

सव्र (चुरा० उभ० उवभ्रयति-- ते) 1. जाना, हिलना- 
जुलना 2. बींघना, सृराख करना, छिद्र करना 3. दरि- 
द्रता में रहना । 

इवभरम्‌ [ श्वभ्‌---अच्‌ } 
कि० १४३३ । 

सवयः [ श्वि--अच्‌ ] सूजन, शोध, वृद्धि । 

इवययुः [ श्वि-:-अथूच्‌ ] सुजन, शोथ । 

श्वयीदी ( शवि--ईचि-- बीमारी, रोग । 

श्वल्‌ (भ्वा० परण श्वकति) दौड़ना, फुर्ती से जाना । 

श्वल्क्‌ (चुरा उभ० इवल्कयति--ते) कहना, वर्णन 
करना! 

इवल्ल्‌ (भ्वा० पर० उवल्लति) दौड़ना दे० इवल्‌ १ 

श्वशुर;[ श आशु अश्नुते आश्यु-1-अश्ू-|- उरच्‌ पृषो० ] 
ससुर, पत्नी या पति का पित्ा--मनु० ३1११९ । 

श्वशुरकः | स्वशुर--कन्‌ | ससुर 1 

इबशुर्यः [ श्वशुरस्यापत्यम्‌ इबशुर--यत्‌ | 1. साला 
पत्नी या पतिका भाई 2. पतिका छोटा भाई 


रन्ध, विवर,--विक्रम० १।१८ 


देवर ¦ 
श्वश्यू: स्त्री?) | श्वशुर + ऊङ्‌, उकार -- अकारलोपः ] 
सास, पत्नी या एति की माँ --रघु० १४।१३। 


सम०--इवशुर (पु०) द्वि° व०) सास और ससुर । 
श्वस्‌ {अदा० पर० इवसिति, शवस्त - शवसित) 1. साँस 
लेना, सांस निकालना, सांस खींचता स कर्मकारभ- 
स्तेव श्वसन्नपि न जीवति हि» २1११, रघु ८८७ 
2 आह भरना. हांपना, ऊँचा साँस लेना, श्वसिति 


विहगवर्ग: ऋतु« १।१३ 3. फुत्कार करना, खुराटि 
भरना, प्रेर० - - { ब्वासयति-ले) साँस दिलाना, जीवित 
रखना, आ . 1. सांस लेना, महावीर० ५।५१ 


2. सांस लेने ळगना. साहसी बनना, हिम्मत करना 

मेघ० ८ 3. पुनर्जीवित करना भट्रि० ९५६, 
प्रिर०) सांत्वना देना आराम देना, प्रसन्न करना 
उद्‌ --, 1. सांस देना, जीना वेभी० ५।१५, मनु० 
३१७२ 2. उत्साह बढाना, जी उठना, हिम्मत बाँवनां 
कि ३।८, शि० १८।५८ 3. खुलना, खिलना, 


१३६ 


| 


(जैसे कमल का)--शि० १०।५८,११।१५ 4. हांपना, 
गहरा सांस लेना--भट्टि> ६१२०, १४५५ 5. ऊंचा 
सांस लेना, धड़कना 6. उन्मुवत होना, नि- निस्‌-- , 
आह भरना, ऊंचा साँस लेना, वि--, विश्‍वास 
करना, भरोसा करना, विशवास रखना (प्रायः अधि० 
के साथ )-पृंसि विश्वसिति कुत्र कुमारी--नै० ५११० 
~ कु० ५।१५,(कभी कभी संबं० के साथ) 2. सुरक्षित 
रहना, निर्भय था विश्वस्त होना--विशश्वसे पक्षिगर्ण 
समन्तात्‌- भट्टि० ८१०५, समा--, साहसी होना, 
हिम्मत बांघना, ढाढस रखना (प्रेर०) सांत्वना देना, 
प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना । 

इवस्‌ (अव्य०) [ आगामि अहः पृषो० ] 1. आने वाला 
कल,-वरमद्य कपोतो न इवो मयूरः-सुभा० 2. भविष्य 
तकाल (समास के आरंभ में) । सम०-- भूत (वि०) 
(इवोभूत) कल होने वाला -,बसीय,-वसीथस्‌ (इवोव- 
सीय, क्‍वोवसीयस्‌) (वि०) प्रसन्न, शुभ, भाग्यशाली 
(नपुं) प्रसन्नता, सौभाग्य, श्रेयस (इवः श्रेयस्‌) 
(वि०) प्रसन्न, समृद्धि, (सम्‌) 1. प्रसन्नता, समृद्धि 
2. ब्रह्मा या परमात्मा का विशेषण । 


इवसनः [श्तरसित्यनेन-वस्‌ +ल्युट्‌] 1. हवा, वायृ,-इवसन- 
सुरभिगन्धिः---शि० ११।२१ 2. एक राक्षस का नाम 
जिसे इन्द्र ने मार गिराया था-- , नम्‌ 1. श्वास, साँस 
लेना, सांस निकालना . इवसनचलितपल्लवाघरोष्ठे 
--कि० १०।३४, रत्न० २।४, (यहाँ यह प्रथम अर्थ 
भी प्रकट करता हे) शि० ९।५२ 2. आह भरना 
कि० २४५ । सम०-अशनः साँप, ईइवरः 
अर्जुन वृक्ष,-उत्सुकः साँप, मिः (स्त्री०) हवा 
का झोंक । 
इवसित (भू० क० कृ०) [ श्वस्‌+-क्त ] 1. साँस लिया 
हुआ, आह भरी हुई 2. सांस लेने वाला, तम्‌ 
सांस लेना, सांस निकालना 2. ऊंचा सांस लेना । 
इवस्तन (वि०) (स्त्री०- नी) इवस्त्य (वि०) [ इवस्‌ 
-+ट्यूल, तुट्‌ इवस्‌+-त्यप्‌ वा] आगामी कल से 
संबंघ रखने वाला, भावी, आगे आते वाला । 
इवाकर्णः [ शुनः कर्णः प० त०, अन्येघामपीति दीघं:] कुत्ते 
का कान] | 
श्वागणिकः [ श्वगणेन चरति-३वगण¬-उञ्ञ्‌ | कुत्ते 
रखने वाला, कुत्ते पाल कर अपनी जीविका चलाने 
वाला । 
इवादन्तः [ शुनो दन्तः ष० त०, अन्येषामपीति दीर्घः ] कुत्ते 
का दाँत । 
इवान: [ इवेव अण्‌ न टिलोपः | कुत्ता । सम०- निद्रा 
कुत्ते की नींद, बहुत हलकी नींद,--वेखरी क्रुद्ध कुत्ते 
का गर्राना । 


श्वापद (वि०) (स्त्री०-- दी) [ शुन इव आपद्‌ अस्मात्‌ 


( १०४२ ) 


ब० स, स्वन्‌ --आपद्--अचू, ] वर्बर, हित्र, -दः | 
1. शिकारी जानवर, जंगलो जानवर 2. बाघ । | 

इवापुच्छः -च्छम्‌ [ शुनः पुच्छम्‌ ष० त०, नि० दीघं | 
कुत्ते की पूँछ, दुम । 

इवाविध्‌ (पुं) | शुना आविध्यते--श्वन्‌+-आ~+-व्यध्‌ 
--क्विप्‌ | साही, शल्यक । 

इवासः | श्वस्‌ --घञ्य_ | साँस लेना, साँस, श्वासप्रश्वास 
क्रिया, ऊंचा साँस अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वास: 
प्रमाणाधिकः -श० १।२९, कु० २।४२ 2. आह, 
हाँपना 3. हवा, वायु 4. दमा । सम० -- कासः दमा, 
--रोधः सांस का रोकना, हिक्का एक प्रकार की 
हिचकी, -हेतिः (स्त्री) नींद । 

इवासिन्‌ (वि०) [श्वास--इनि] साँस लेने वाला-(पुं०) 
1. हवा, वायु 2. श्वास लेने वाला जानवर, जीवित 
प्राणी 3. जो फुत्कार की ध्वनि के साथ (वर्ण) 
उच्चारण करता है । 

हिव (भ्वा० पर० श्रयति, शून) 1. विकसित होना, 
बढ़ना (आलं० से भी) सुजना (जसे आँख का) 
--रुदतो5शिश्वियच्चक्षुरास्यं हेतोस्तवाश्वयीत्‌ ` भट्टि ० 
६१९, ३१, १४७९, १५।३० 2. फलना-फूलना, 
समृद्ध होना 3. जाना, पहुँचना, अभिमुख चलता, 
उद्‌--) सूजना, बढ़ना, विकसित होना---प्रबलरुदितो- 
च्छुननेत्र (मुखम्‌) --मेघ० ८४ 2. घमण्डी होना, 
घमण्ड से फूल जाना । 

हिवत्‌ (भ्वा० आ० इवेतते) श्वेत होना, सफ़ेद होना 
-व्यतिकरितदिगन्ताः सवेतमानेर्यशोभिः = मा० २।९। 

श्वित (वि०) [दिवत्‌--क] सफ़ेद । 

दिवतिः (स्त्री०) [दिवित्‌+ इन्‌] सफ़ेदी । 

दिबत्य (वि०) [रिवित्‌ यत्‌] सफेद । 

दिवत्रम्‌ [श्वित्‌ +रक्‌] 1. सफ़ेद कोढ़ 2. फुलवहरी, कोढ 
का दाग (त्वचा पर) -तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं 
कथंचन । स्याद्वपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणेकेन दुभंगम्‌ 

-काब्या० १।७। 

हिवत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ सिवित्रत-इनि ] कोढ़ के 
रोग से ग्रस्त (पुं०) कोढ़ी । 

हिवन्द्‌ (म्वा० आ० दिवन्दते) सफ़ेद होना । 

श्वेत (वि०) (स्त्री०-ता,-ती) [र्वित्‌+-घञ्ग्‌, अच्‌ वा] 
सफ़ेद,-ततः सवेतेहेयरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो-भग० ¦ 


ष 


वि०-बहुत सी घातुएँ जो 'स' से आरंभ होती हँ, धातु 
पाठ में 'प्‌' पूर्वक लिखी जाती हे जिससे कि यह्‌ 
प्रकट हो सके कि कुछ उपसर्गौ के पश्चात्‌ 'सू' बदल 


१॥१४,--तः 1. सफेद रङ्ग 2. शङ्क 3. कौड़ी 4. रति 
कूट पौधा 5. शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को अधिष्ठात्री देवता 
6. सफ़ेद बादल 7. जीरा 8. पर्वतश्रेणी दे० कुलाचल 
या कुलपवंत 9. ब्रह्माण्ड का एक प्रभाग,--तम्‌ चाँदी । 


सम० अम्बरः,--वासस्‌ (पुं०) जेन सन्यासियों का 
एक सम्प्रदाय, इक्षुः एक प्रकार का ईख, गन्ना,-उदरः 


कुबेर का विशेषण, - कमलम्‌, पद्मम्‌ सफ़ेद कमल 
कुञ्जरः इन्द्र के हाथी ऐरावत का विशेषण,-कुष्ठम्‌ 
सफेद कोढ़,--केतुः बौद्ध श्रमण या जेनसाधु, -- कोलः 
एक प्रकार की मछली, शफर, गजः द्विपः 1, सफ़ेद 
हाथी 2. इन्द्र का हाथी, गरुत्‌ (पुं) गरुतः हंस, 
छदः 1. हंस 2. एक प्रकार. की तुलसी, सफ़ेद 
तुलसी, द्वीपः इस महाद्वीप के अठारह लघु प्रभागों 
में से एक,--धातुः 1. सफेद खनिज पदार्थं 2. खड्या 
मिट्टी, 3. दूधिया पत्थर, धामन्‌ (पुं) 1. चाँद 
2. कपूर 3. समुद्रफेन, - नोलः वादल,-पत्रः हंस, "रथः 
ब्रह्मा का विशेषण, पाटला श्ृङ्गवल्ली का फूल 
-पि्कः सिंह,-पिङ्खलः 1. सिह 2. शिव का विशेषण, 
- भरिचम्‌ सफेद मिचे,--मालः 1. बादल 2. घूआँ, 
--रक्तः गुलाबी रङ्ग,--रञ्जनम्‌ सीसा, - रथः शुक्रः 
ग्रह, रोचिस्‌ (पुं०) चन्द्रमा,-- रोहित: गरुङ का 
विशेषण, --वहकलः गूलर का पेड़, वाजिन्‌ (पुं०) 
1. चन्द्रमा 2. अर्जुन का विशेषण,--वाह (पुं०) इन्द्र 
का विशेषण, वाहः 1. अर्जुन का विशेषण 2. इन्द्र का. 
विशेषण, वाहनः 1. अर्जुन का विशेषण 2. चन्द्रमा 
3. समुद्री दानव, मगरमच्छ, घड्याळ, वाहिन्‌ (पुं०) 
अर्जुन का विशेषण,-शुद्भ;+-*इद्धई जौ, -हयः 1. इन्द्र 
का घोड़ा 2. अर्जुन का विशेषण,-हस्तिन्‌ (पुं०) इन्द्र 
का हाथी ऐरावत । 
इवेतकः | श्वेत |-कन्‌ | कौडी, कम्‌ चाँदी । 
इवेता [श्वित्‌ --अच्‌ +टाप्‌] 1. कौडी 2. पुनर्नेवा 3. सफ़ेद 
दूव 4. स्फटिक 5. रवेदार चीनी 6. बंसलोचन 
7. अनेक पौधों के नाम (श्वेत कण्टकारी, श्वेत बृहती 
आदि) । 
इवेतौही (स्त्रो ०) [श्‍वेतवाह-|-डीष्‌| इन्द्र की पत्नी, शची। 
इवेत्रम्‌ (नपुं०) सफ़ेद कोढ़ । 
इवेत्यम्‌ [इ्वेत-+ष्यज्ण_] 1. सफ़ेदी 2. सफ़ेद कोढ़ । 
इवेत्रम्‌, इवेत्यम्‌ [श्वित्र-|-अण्‌, ष्यञ्ञ्‌ वा] सफ़ेद कोढ़ । 


कर 'ष' हो जाता है। इस प्रकार की घातुएँ स्‌' के 
अन्तर्गत ही अपने उचित स्थान पर मिलेंगी 1 
ब (वि०) [ सो--क, पूषो० षत्वम्‌ | सर्वोत्तम, सर्वो- 


(्‌ १०४३ 


त्कृष्ट, षः 1. हानि, विनाश 2. अन्त 3. शेष, अव- 
शिष्ट 4. मोक्ष । 
षट्क (वि०) | पड्भिः क्रीतम्‌--षष्‌--कन्‌ | छः गुना, 
कम्‌ छः: की समष्टि मासषट्क, उत्तर षट्क 
आदि । 
षड्धा दे० षोढा । 
षण्डः | सत्‌ +-ड, पृषो० षत्वम्‌ ] 1. साँड 2. नपुंसक 
(भिन्न-भिन्न लेखकों ने नपुंसकों के १४ से २० तक 
अनेक भेद लिखे हैं) 3. समूह, समुच्चय, संग्रह, ढेर, 
राशि, (इस अर्थ में नपुं० भी) --कलरवमुपगीते “षट्‌- 
पदौषेन धत्तः कुमुदकमलषण्डे तुल्यरूपामवस्थाम्‌-शि० 
११।१५, तु० खंड भी । 
षण्डकः | पण्ड {-कन्‌ | नपुंसक, हिजड़ा । 
षण्डाली | षण्ड--अल्‌ --अच्‌ +-ङीष्‌ ] 1. तालाब, जोहड 
2. व्याभचारिणी या असती स्त्री । 
षण्डः | सन्‌ -ढ, पृषो० पत्वम्‌ ] 1. नपुंसक, हिजड़ा, 
याज्ञ० १२१५ 2. नपृंसकरिंग निवेशः शिविरं 
पण्डे--अमर०। सम० तिलः वंध्य तिल, वह तिल 
जो उग न सके । 


षष्‌ (संख्या वि०) [ सो+-क्विप्‌, पृषो० ] (केबल 


ब० व में प्रयुक्त कतूं० षटू, संबं ० षण्णाम्‌ ) छः-मनु ० 
१।१६, ८।४०३। सम०-अक्षोणः (षडक्षीणः) मछली, 
अङ्गम्‌ समष्टि रूप से ग्रहण किये गये शरीर. के छ; 
भाग--जंघे बाहू शिरोमध्यं षडङ्गमिदमुच्यते 
2. वेद के छ; अंग सहायक भाग,- शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चितिः! ज्योतिषामयनं 
चेव षडङ्गो वेद उच्यते, दे० 'वेदांग' भी 3. छः शुभ 
वस्तुएँ --अर्थात्‌ गोमाता से प्राप्त छः पदार्थ-गोमूत्रं 
गोमथं क्षीरं सपिदेधि च रोचना । षडंगमेतन्मांगल्यं 
पठितं सर्वदा गवाम्‌ अङ्घ्रिः (षडङ्घ्रिः) भौरा, 
-_ अधिक (वि०) (षडधिक) वह जिसमें छ: अधिक 
हों, मा० ५।१, --अभिज्ञः (षडभिज्ञः) देवरूप बौद्ध 
महात्मा,-अज्ञोत (वि०) (षडशीत) छ्यासीवाँ, 

अश्चौतिः (स्त्रीः) (षडशीतिः) छ्यासी,-- अहः 
(षडहः) छः दिन का समय या अवधि, आननः 
__ वक्त्र, वदनः (षडाननः, षड्वक्त्रः, षड्वदनः) 
कातिकेय के विशेषण षडाननापीतपयोधरासु नेता 
चमूनामिव कृत्तिकासु -रघु० १४२२, आम्नायः 
(षडाम्नायः) छः तन्त्र, - ऊषणम्‌ (षड्षणम्‌) समष्टि 
रूप से ग्रहण किये हुए छः मसाले--पंचकोल स मरिचं 
पड्घणमुदाहृतम्‌, - कर्ण (वि०) (षट्कर्ण) छः कानों 
से सुना गया, अर्थात्‌ वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त 
किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी सुना गया, एक से 
अधिक श्रोताओं को सुनाया गया (परामर्श, भेद 
आदि) -षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः पंच० १।९९, (णः) 


) 


एक प्रकार की वीणा, -कर्मन्‌ (नपु०) (षट्कमंन) 
1. ब्राह्मणों के लिए विहित छ: कतंव्य--अध्यापन- 
मध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चेव 
पट्कर्माण्यग्रजन्मनः मनु० १०।७५ 2. छः कर्म जो 
ब्राह्मण की जीविका के लिए विहित हैं - उञ्छ प्रति- 
ग्रहो भिक्षा वाणिज्यं पशुपालनम्‌ । कृषिकर्म तथा 
चेति पट्कर्माण्यग्रजन्मनः 3. जादू के छः करतब 
शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन तथा 
मारण 4. योगाभ्याससंबंधी छ: क्ियाएँ- धौतिर्वस्ती 
तथा नेती (नौलिकी) त्राटकस्तथा । कपालभाती 
चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ (पुं) ब्राह्मण, 
--कोण (वि०) (षट्कोण) 1. छः कोणों से युक्त 
(णम्‌) 1. षड्भुज, छः कोनिया 2. इन्द्र का वतर, 
गवम्‌ (षड्गवम्‌) 1. छः बेलों की जोड़ी ८. वह 
जुवा जिसमें छः बेळ जोते जायं (कभी कभी अन्य 
जानवरों के नाम पर) उदा० “हस्त, “अइव छः 
हाथी छः घोड़े आदि,--गुण (वि०) (षड्गुण) 1. छः 
गुना 2. छः विशेषणों से युक्त (णम्‌) 1. छ; गुणों 
का समुदाय 2. किसी राजा की विदेशनीति में प्रयो- ` 
कतव्य छ: उपाय दे० 'गुण' के अन्तर्गत (२१), 
तु० 'षाङ्गुष्य' के साथ भी, ग्रन्थि (वि०) (षड्‌- 
ग्रन्थि) पिप्परामूल, -- ग्रन्थिका (षद्ग्रन्थिका) शटी, 
आमाहल्दी, - चक्रम्‌ ( षट्चक्रम्‌ ) शरीरके छः 
रहस्यमय चक्र (मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपूर, अना- 
हुत, विशुद्ध और आज्ञा) ,--चत्वारिझत्‌ (षट्चत्वा- 
रिशत्‌) छयालीस, _ चरणः (षट्चरणः ) 1. मधृमक्खी 
2. टिड्डी 3. जूं,- जः (षड्जः) भारतीय स्वरग्रामः 
के सात प्राथमिक स्वरों में से चौथा स्वर (कुछ के 
अनुसार पहला) क्योंकि यह स्वर छः अंगों से व्युत्पन्न 
है नासांकठमुरस्तालु जिह्लां दन्तांश्च संस्पृशन्‌ । 
पड्जः संजायते (षड्भ्यः संजायते) यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
षड्ज इति स्मृतः, कहते है कि मोर के स्वर से यह स्वर 
मिलता-जुलता हे, - षड्जं रौति मयूरस्तु- नार० 
षड्जसम्वादिनी: केकाः द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः 
- रघु० १।३९.- त्रिशत्‌ (स्त्री) (षद्त्रित्‌) 
छत्तीस ( षट्त्रिश ) ( वि० ) छत्तीसवाँ,--दर्शनम्‌ 
( षड्दर्शनम्‌ ) हिन्दू दर्शन के छः मुख्य शास्त्र 
- सांख्य, योग, न्याय, वेशैपिक, मीमांसा और 
वेदान्त,--दुर्गम्‌ (षड्दुर्गम्‌) छः प्रकार के गढ़ों की 
समष्टि धन्वदुर्गं महीदुर्गं गिरिदुर्गं तर्थव च । 
मनुष्यदुर्गं मुद॒दुर्ग वनदुर्ग मितित्रमात्‌ नवतिः 
(षष्णवतिः) छयानवे, पञ्चाशत्‌ (स्त्री) (षट- 
पञ्चाशत्‌) छप्पन,-पदः (षट्पदः) 1. भौंरा-न पङ्कजं 
तच्चदळीनषट्पदं न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलम्‌ 
भट्टि २१९, कु० ५९, रघु० ६६९ 2. जूँ 


( १०४४ ) 


“अतिथि: आम का वृक्ष, “आनन्दवर्धनः अशोक या 
किकिरात वृक्ष, “ज्य (वि०) जिस की डोरी भौरों 
से बनो है (जैसे कि कामदेव का घनुष्‌)--प्राय- 
इचापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ मेघ० ७३, 
"प्रिय: नागकेशर नाम का वृक्ष, पदो (षट्पदी) 
1. छः पंक्तियों का इलोक 2. अमरी 3. जूं, प्रज्ञः 
(षट्प्रज्ञः) जो छः विषयों से सुपरिचित हुँ अर्थात्‌ 
चार पुरुषार्थ (वर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) या मानव- 
जीवन के उद्देश्य और लोकप्रकृति, ब्रहाप्रकृति--धर्मार्थ- 
काममोक्षेपु लोकतत्तवार्थयोरपि । पट्सु प्रज्ञा तु यस्यासौ 
पट्प्रजः परिकीतितः ॥ 2. विलासी, कामासक्त पुरुष 

बिन्दुः, (षड्बिन्दुः) विष्णु का विशेषण, भागः 
(षड्भागः) छठा भाग, 3 भाग - श० २।१३, मनु ० 
७१३१, ८1३३, भुज (वि०) (षड्भुज) 1. छः 
हैं सहायक जिसके, छः कोनों वाला, (जः) षट्कोण 
(जा) 1 दुर्गा का विशेषण 2. तरबूज, मासः 
(षण्मासः) छः महीने का समय,--मासिक (वि० ) 
(षाण्मासिक) छमाही, अर्धवाषिक, - मुखः (षण्मुखः) 
कार्तिकेय का विशेषण -रघु० १७।६७, (-खा) तर- 
बूज,--रसम्‌--रसाः (पुं० ब० व०) (षड्सम्‌ आदि) 
छः रसों की समष्टि दे० 'रस' के अन्तर्गत, रात्रम्‌ 
(षडात्रम्‌) छः रातों का समय या अवधि,-- वर्ग: 
(षड्वर्गः) 1. छः वस्तुओं की समष्टि 2. विशेष रूप 
से मनुष्य के छः शत्रु, ( 'षडिपु' भी कहते हैं) - कामः 
कोधस्तथा लोभो मदमोहौ च मत्सरः । कृतारिषड्वर्ग- 
जयेन-कि० १।९, व्यजेष्ट षड्वर्गम्‌ भट्टिः १।२, 
विशतिः (स्त्रीश) (षड्बिशतिः) छब्बीस (षड्‌- 
बिश छब्बीसवाँ),-- विध (षड्विध) (वि० ) छः 


प्रकार का, छः गुना -- रघु० ४॥२६,-- षष्टिः (स्त्री०) 
(षड्षष्टिः)  छासठ,--सप्ततिः (षट्‌-सप्ततिः ) 
छिहत्तर । 


षष्टिः (स्त्री) [षड्गुणिता दशतिः नि०] साठ--मनु० | 


३।७७, याज्ञ, ३।८४, "तभ साठवाँ। सम०--भागः 
शिव का विशेषण,-मत्तः साठ वर्ष की आयु का हाथी 
जिसके मस्तक से मद चूता हे, योजनी (स्त्री०) 
साठ योजन का विस्तार या यात्रा, - संवत्सर: साठ 
वर्ष की अवधि या समय,-हायनः 1. (साठवर्ष की 
आयू का) हाथी 2. एक प्रकार का चावल । 

दष (वि०) (स्त्री० = ष्ठी) [षण्णां पुरणः षष्‌अ डट्‌, 
बुक्‌] छठा, छठा भाग--षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्या- 
त्पंतृकाद्धनात्‌ मनु» ९।१६४, ७।३०, षष्ठे भागे 
“विक्रम० २।१, रघु० १७।७८। सम० -- अंश: 
1. सामान्य छठा भाग--याज्ञ ० ३३३५ 2. विशेष कर 


उपज का छठा भाग जिसको कि राजा अपनी प्रजा से 


भूमिकर के रूप में ग्रहण करता है - ऊधस्यमिच्छामि 


तवोपभोक्तुं बष्ठांशमुर्व्या इव रक्षिताया:--रघु० २। 
६६, (उपज के भिन्न भिन्न भेद जिनके छठे भाग का 
अधिकारी राजा है--मनु ० ७1१३ १-२ में बताये गये 
हैँ) “वृत्ति: उपज के छठे भाग का अधिकारी राजा, 
-षष्ठांशवत्तेरपि धर्म एष:-श० ५४, -- अन्नम्‌ छठा 
भोजन, “काल: तीन दिन में केवल एक बार भोजन 
करने वाला, जैसा कि प्रायश्चित्तस्वरूप किया 
जाता हे । 
षष्ठी [ षष्ठ+-डीप्‌ ] 1. चान्द्रमास के किसी पक्ष की छठ 
2. (व्या० में) छठी विभक्ति या सम्बन्ध कारक 
3. कात्यायनी के रूप में दुर्गा का विशेषण, जो 
| सोलह दिव्य मातृकाओं में से एक हे । सम० 
7 तत्पुरुषः छठी विभक्ति के लोप वाला तत्पुरुष 
समास, ऐसे समास में विग्रह करने पर पहला पद 
सदेव छठी विभक्ति का होता हुँ, पूजनम्‌, - पुजा 
बालक उत्पन्न होने के छठे दिन छठी देवी की पूजा 


करना । 
षहसानुः | सह--आनु, असुक्‌, पृषो० षत्वम्‌ ] 1. मोर 
2. यज्ञ । 
षाट्‌ (अव्य०) | सङ्ग -{-ण्वि, पृषो० षत्वं टत्वम्‌ सम्बोधक 
अव्यय । 


बाट्कोशिक (वि०) (स्त्री०--को) 
छः तहों में लिपटा हुआ । 

| षाडवः [ षड्‌--अव्‌--अच्‌ ततः स्वार्थे अण्‌ ] 1. राग, 
मनोवेग 2. गाना, संगीत 3. (संगीत में) एक राग 
जिस में संगीत के सात स्वरों में से छः स्वर प्रयुक्त 
होते है--पंचम: पञ्चभिः प्रोक्तः स्वरैः षड्भिस्तु 
षाडव: । | 

षाड्गुण्यम्‌ [ षड्गुण-ष्यञा ] 1. छः गुणों की समष्टि 
2. राजा के द्वारा प्रयुक्त छः युक्तियाँ, राजनीति के 
छः उपाय,-शि० २।९३, दे० 'गुण' के अन्तर्गत 3. छः 
से किसी संख्या का गुणन । सम० प्रयोग: राजनीति 
के छः उपाय, या छः युक्तियों का प्रयोग । 

षाण्मातुरः [| षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌, पण्मातृ+ अण्‌, 
उत्व, रपर | छः माताओं वाला, कार्तिकेय का 
विशेषण । 

षाण्मासिक (वि०) (स्त्री०--की) | षण्मास ठक्‌ | 
1. छमाही, अर्धवार्षिक 2. छः महीने का, . मौक्तिका- 
नां षाण्मासिकानाम्‌--विद्ध० १।१७ } 

| षाष्ठ (वि०) (स्त्री०--ष्ठो) [ षष्ठ--अण्‌ स्वार्थं] 
छठा । 

| बिड्गः [ सिट्‌+-गन्‌, पृषो० पत्वम्‌ ] 1. विलासी, ऐयाश, 

| कामुक, कामासक्त 2. प्रेमनिषुण, असंगत प्रेमी, 


[ षट्कोशञ-ठक्‌ ] 


विट --षिड्गैरगद्यत ससंश्रममेव काचित्‌-- दि० 
५२४ । 


( १०४५ ) 


घुः [ सु--ड, पृषो० षत्वम्‌ ] प्रसूति, प्रजनन । 
षोडश (वि०) (स्त्री*-श्ली) 
सोलहवाँ --मनु० २।६५,८६। 
षोडशम्‌ (संख्या० वि०) ब० व०, सोलह | सम9-- अंशुः 
शुक्रग्रह,-अङ्भः (वि०) एक प्रकार का गन्धद्रव्यः 
अङ्यलक (वि०) छ: अंगुल की चौड़ाई का,-अर्डरच्रि 
केकड़ा, अचिस्‌ (पुं०) शुक्र ग्रह्‌, आवर्तः शंख, 
उपचारः (पुं. ब० व०) किसी देवता को 
श्रद्धांजलि अपित करने की सोलह रीतियाँ, जिनकी 
गिनती यह हे--आसनं स्वागतं पादमर्ध्यमाचमनी- 
यकम्‌ । मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च। 
गंधपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्य वन्दनं तथा,-- कलः चन्द्रमा 
की सोलह कलाएं, जिनके नाम यह हैं--- अमृता 
मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः । शशिनी 
चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरेव च । अङ्गदा 
च तथा पूर्णामृता पोड्श वे कलाः, भुजा दुर्गा की 
एक मूति,मातुका (स्त्री०) ब० व०, सोलह दिव्य 
माताएँ जिनके नाम निम्नांकित है- गौरी पद्मा 
शची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा 
स्वाहा मातरो लोकमातरः । शान्तिः पुष्टिधुंति- 
स्तुप्टि: कुलदेवात्मदेवताः ॥। 
षोडशधा (अव्य०) | पोडशन्‌ +-धाच्‌ ] सोलह प्रकार से । 


स (अव्य०) सह, सम्‌, तुल्य या सदृश, और एक अथवा 
समान शब्दों के स्थान पर आदेश होने वाला उपसर्ग 
जो विशेषण अथवा क्रियाविशेषण बनाने के लिए 
संज्ञा शब्दों के साथ समास में प्रयुक्त होकर निम्नांकित 
पर्थ प्रकट करता हू (क) के साथ, मिला कर, के 
साथ साथ, संयूक्त ड्रोकर, युक्त, सहित सपुत्र 
सभाय, सतृष्ण, सधन, सरोषम्‌, सकोपम्‌, सहरि आदि 
(ख) समान, सदतय, सधर्मन्‌ 'समान प्रकृति का 
इसी प्रकार सजाति, सवर्ण (ग) वही, सोदर, सपक्ष, 
सपिङ, सनाभि आदि, (पुं०) 1. साँप 2. वायु. हवा 
3. पक्षी 4. 'पड्ज' नामक संगीत स्वर का संक्षिप्त 
5. शिव का नाम 6. विष्णु का नाम । 

संय: | सम्‌ +- यम्‌ -}-ड ] कंकाल, पंजर । 

संयत्‌ (स्त्री) [सम्‌ --यम्‌-!-क्विप्‌ | यु 
लडाई यः संयति प्राप्तपिनाकिलील 
७३९, १८२०, कि० १।१ 
वरः राजा, राजकुमार । 

संयत (भू० क० कु०) | सम्‌--यम्‌+-क्त ] 1. रोका 


संग्राम, 
रघु० ६७२, 
२, शि० १६1१५ | सम० 


[ षोडशम्‌ + डट्‌ ] | 


| षोडशिकं (वि०) (स्त्री०--की) [ षोडशन्‌त-ठक्‌ ] 
सोलह भागों से युक्त, सोलह गुना षोडशिको 
देवतोपचारः। 

षोडशिन्‌ (पुं०) 
का रूपान्तर । 

षोढा (अव्य०) [षष्‌+-धाच्‌, षष उत्वम्‌, धस्य ष्टुत्वम्‌ } 
छः प्रकार से। सम० न्यासः मंत्र पढ़ते हुए शरीर 
स्पर्शं के छः प्रकार, मुखः छः मंह वाला, कातिकेय, 
¬ द्रोढा जनोर्जनितषोढामुखः समिति वोढा सा 
हाटकगिरेः- अश्व० ७। 

ष्ठिव्‌ (भ्वा० दिवा० पर० ष्ठीवति, ष्ठीव्यति, ष्ठ्यूत) 
1. थूकना, मुंह से खखार निकालना, 2. राळ टपकना, 


[ षोडशन्‌ --इनि ] अग्निष्टोम यज्ञ 


-भट्ठि० १२।१८, ति , 1 प्रक्षेपण करना, निकालना, 
घकेलना- श० ४।४, रघु० २।७५ भट्टि १४।१०० 


१७।१०, १८१४, काव्या० १।९५ 2. मुँह से खखार 
निकालना मनु० ४1१३२, याज्ञ ३।२१३। 
ष्ठीवनम्‌, ष्ठेवनम्‌ [ ष्ठीव्‌ +-ल्युट्‌, प्ठिव्‌ +ल्युट्‌ ] 
1. थूकना 2. लार, थूक, खखार । 
ष्ठ्यूत (भू० क० कु०) [ ष्ठिव्‌ +- क्त, ऊ ] थूका हुआ, 
खखारा हुआ। 
| ष्वक्क्‌, ष्वस्क्‌ (भ्वा० आ० प्वक्कते, ष्वस्कते) जाना, 
हिलना-जुलना । 


हुआ, दबाया हुआ, वश में किया हुआ 2. जकड़ा 
हुआ, एक स्थान पर बाँघा हुआ 3. बेड़ियों से जकड़ा' 
हुआ 4. बन्दी, कैदी, कारावासी-रघु० ३।२० 
5. उद्यत, तैयार 6. व्यवस्थित, दे० सम्‌ पूर्वक 'यम्‌' । 
सम०--अञ्जलि (वि०) जिसने विनम्र प्रार्थना के 
लिए हाथ जोड़े हए हैं, आत्मन्‌ (वि०) जिसने मन 
को वश में कर लिया हैं, नि्यत्रितमना, आत्मनिमग्रही । 

आहार (वि०) मिताहारी,-- उपस्कर (वि०) 
जिसका घर सुव्यवस्थित हो, जिसके घर का सामान 


सव क्रमपूर्वक रक्खा हो, चेतस्‌, मनस्‌ (वि०) 
मन को नियन्त्रण में रखने वाला, प्राण (वि०) ` 


जिसका श्वास नियंत्रित किया हुआ हैँ, प्राणायाम का 
अभ्यास करने वाला,--वाच्‌ (वि०) मूक, मौन रह 
वाला, मितभाषी । 


तत्पर, 
तैयार महावीर० ५।५१ 2. सावधान, सतक । 

संयमः [ सम्‌ +- यम्‌ +अप्‌ ] 1. प्रतिबंध, रोकथाम, नियं- 
त्रण-श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निप्‌ जुछ्ति-भग० 


( १०४६ ) 


४1२६, २७ 2. मन की एकाग्रता, योग की अंतिम 
तीन अवस्थाओं को प्रकट करने वाला शब्द--धारणा- 
ध्यानसमावित्रयमन्तरङ्भ संयमपदवाच्यम्‌ - सर्व०, कु० 
२1५९ 3. धामिक ब्रत 4. धामिक भक्ति, तपस्साघना, 
--श० ४।१९ ॐ. दयाभाव, करुणा की भावना । 

संयमनम्‌ | सम्‌ +यम्‌ -! ल्युट्‌ ] 1. प्रतिबन्ध, रोकथाम 
2. अंतःकर्षण श० १ 3. बाँवना--उत्तर० १, 
विक्रम० ३।६ 4. केंद 5. आत्मोत्सर्ग, नियन्त्रण 
6. धामिक ब्रत या आभार 7. चार घरों का वर्ग, 
-नः नियामक, शासक,~नो यम की नगरी का नाम । 

संयमित (भू? क० कृ०) [संयम+-णिच्‌ क्त] 
1. नियंत्रित 2. बद्ध, बेडी से जकड़ा हुआ 3. निरुद्ध, 
रोका हुआ । 

संयमिन्‌ (वि०) [सम्‌ +-यम्‌ णिनि] दमन करने 
वाला, रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला--(पुं०) 
जिसने अपने आवेगों को रोक लिया या नियंत्रण में 
कर लिया, ऋषि, संन्यासी रघु० ८।११; भग० 
२।६९ । 

संयातः | सम्‌ +-वा+ल्यृट्‌ | सांचा, - नम्‌ 1. साथ-साथ 
जाना, मिलकर चलना 2. यात्रा करना, प्रगति करना 
3. शव को उठा कर ले जाना । 

संयामः | सम्‌ +-यम्‌ +-घञ्य्‌ | दे० 'संयम' । 

संयावः { सम्‌ ञ-यु--घञ्ग्‌ ] गेहूँ के आटे का मिष्टान्न, 
हळुवा -- मनु० ५।७। 

संयुक्त (भू० क० कृ०) [सम्‌+युज्‌--क्त ] 1. मिला 
हुआ, जुड़ा हुआ, सम्मिलित 2. सम्मिश्रित, मिला 
हुआ, संपृक्त 3. सहित 4. संपन्न, से युक्त 5. अन्वित, 
बना हुआ । 

संयुग: | सम्‌ +-युज्‌ + क, जस्य गः | 1. संयोजन, मिलाप, 
मिश्रण 2. लड़ाई, संग्राम, यूद्ध, संघप--संय॒गे सांय्‌- 
गीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः-- कु० २।५७, रघु० ९१९! 
सम० योष्पदम्‌ भिडन्त, नगण्य या तुच्छ झगड़ा 
मामूली वात पर कलह । 

संयुज्‌ (वि०) [सम्‌)-युज्‌+-क्विन्‌] संबद्ध, संबंध रखने 
वाला शि० १४।५५। 

संयुत (भू० क० कृ०) [सम्‌न-यु+-क्त] 1. मिला हुआ 
एकत्र जोड़ा हुआ, संबद्ध 2. संपन्न, सहित, दे० सम्‌ 
पूर्वक 'यु' । 

संयोगः [सम्‌ | युज्‌ --घडा,] 1. संयोजन, मिलाप, मिश्रण, 
संगम, मिलना-जुलना, घनिष्ठता संयोगो हि वियो- 
गस्य संसूचयति संभवम्‌ - सुभा 2. जोड़ना, 
(वैशेषिको के चौबीस गुणों में से एक) 3. जोड़, 
मिलाना 4. संचय आभरणसंयोगाः मा० ६ 
5. दो राजाओं में किसी एक से समान उद्देश्य के लिए 
मित्रता 6. (व्या० में) संयुक्‍त व्यंजन 7. (ज्यो० में) 


दो तारिकाओं का मिलन 8. शिव का विशेषण । 
सम०--पृथक्त्वम्‌ अनित्य संबंधों का पार्थक्य,-बिरुद्धम्‌ 
साथ-साथ मिलाकर खाने से रोग उत्पन्न करने वाला 
खाद्यपंदार्थं । 

संयोगिन्‌ (वि०) [संयोग+ इनि] 
सम्मिलित 2. मिलने वाला । 

संयोजनम्‌ [सम्‌ +युज्‌ +ल्युट्‌ | 1. मिलाप 
जोड़ना 2. मंथुन, संभोग । 

संरक्त (भू० क० कृ०) [सम्‌+ रव्ज्‌+- क्त] 1. रंगीत, 
लाल 2. आवेशपूर्ण, प्रणयाग्नि में दग्ध 3. क्रुद्ध, 
चिडचिडा, कोधाग्नि से जलता हुआ 4. मोहित, 
मुग्ध 5. लावण्यमय, सुन्दर । 

संरक्षः [सम्‌-)- रक्ष न-घञ्न | प्ररक्षण, देख-भाल, संधारण । 

संरक्षणम्‌ [सम्‌- रक्ष +ल्युट्‌] 1. प्ररक्षण, संधारण 
2. उत्तरदायित्व, निगरानी । 

संरब्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌ रम्भू-| क्त] 1. उत्तेजित 
विक्षुब्ध 2. प्रज्वलित, संक्षुब्ध, कद्ध, भीषण 3. वघित 
4. सूजा हुआ 5. अभिभूत । 

संरंभः [सम्‌+ रभू +-घञ्ग्‌, मुम्‌] 1. आरंभ 2. हुल्लड, 
खलबली, उग्रता, प्रचण्डता -श० ७ 3. विक्षोभ, 
उत्तेजना, हड़वड़ी -कु० ३।४८ 4. ऊर्जा, उत्साह, 
उत्कण्ठा--रघु० १२।९६ 5. क्रोध, रोष, कोप---प्रणि- 
पातप्रतीकारः संरंभो हि महात्मनाम्‌ रघु० ४६४, 
१२।३६, विक्रम» २।२१, ४।२८ 6. घमंड, अहंकार 
7. शोथ और जलन (फोड़े फुसी की) । सम०-परुष 
(वि०) जो गुस्से के कारण कठोर हो गया हो, 
- रस (वि०) अत्यंत कद्ध, ` ` वेगः क्रोध की उग्रता । 

संरम्भिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णौ) [संरम्भ +-इनि] 1. उत्ते- 
जित, विक्षुन्ध, हड़बड़ी से युक्त - शि० २।६७ 
2. क्रुद्ध, प्रकुपित, रोषाविष्ट 3. घमंडी, अहंकारी । 

संरागः [सम्‌ +-रञ्ज्‌+घञ्ग्‌] 1. रंगत 2. प्रणयोन्माद, 
अनुरक्ति 3. रोष, क्रोध । 

संराधनम्‌ [सम्‌ न-राध्‌न-ल्युट्‌] 1. प्रसन्न करना, मेल- 
करना, पूजा आदि के द्वारा तुष्ट करना 2. सम्पन्न 
करना 3. प्रकृष्ट या गहत मनन । 

संरावः [सम्‌ +-रु+-घञा] 1. गुलगपाड़ा, हल्लागुल्ला, 
शोरगुल 2. कोलाहल । 

संरृ्ण (भू क० कृ०) [सम्‌_-रुजू_-क्त] जो टुकड़े 
टुकड़े हो गया हो, चूर-चूर, छिन्नभिन्न । 

संरुद्ध (भू क० कृ०) |[सम्‌--रुधू--क्त] 1. रोका गर्यो 
बाधित, अवरुद्ध 2. रुका हुआ, भरा हुआ 3. घेरा 
डाला हुआ, वेष्टित, उपरुद्ध 4. ढका हुआ, छिपाया 
हुआ 5. अस्वीकृत, अटकाया हुआ, दे० सम्‌ पूर्वक 
रुघ्‌। 

संरूढ (भू० क० कृ०) [सम्‌ +-रुह+-क्त] 1. साथ-साथ 


1. मिलाया हुआ, 


एक साथ 


( १०४७ ) 


उगा हुआ 2. किणान्वित, घाव भरा हुआ, जैसा कि 
“संरूढव्रण' में 3. फूटा हुआ, अंकुर निकला हुआ, 
मुकुलित, उपजा हुआ रघु० ६।४७ 4. पक्का जमा 
हुआ, जिसकी जड़ दृढ़ हो गई हो 5. साहसी, 
भरोसे का । 

संरोधः [ सम्‌ +-र्ध्‌-+-घञ्च्‌ ] 1. पूरी रुकावट या विघ्न, 
अड्चन, रोक, रोक थाम 2. घेराबंदी, घेरना 3. बंघन, 
बेडी 4. फेंकना, डालना । 

संरोधनम्‌ [ सम्‌+ रुध्‌ ल्युट्‌ ] रुकावट, 

, रोकना । 

संलक्षणम्‌ [ सम्‌+-लक्ष्‌ त-ल्युट्‌ | निशान लगाना, पहचा- 
नना, चित्रण करना । 

संलग्न (भू० क० कृ०) [ सम्‌+-रग्‌+-क्त ] 1. घनिष्ठ, 
सटा हुआ, संहत, जुड़ा हुआ 2. गुत्यमगुत्था होना, 
भिड जाना । 

संलयः [ सम्‌ तली +अच्‌ ] 1. लेटना, सोना 2. घुल 
जाना 3. प्रलय । 

संलयनम्‌ [ सम्‌ञ-ली¬-ल्युट्‌ ] 
जाना 2. घुल जानां । 

संललित (भू० क० कु०) [ सम्‌+लल्‌+क्त | लाड 
लगाया हुआ, प्यार किया हुआ । 

संलापः [ सम्‌ +लप्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. समःलाप, बातचीत, 
प्रवचन 2. गोपनीय या गुप्त बातें, अंतरंग वार्तालाप, 
3. (नाटकों में) एक प्रकार का संवादं, सम्भाषण । 

संलापकः [ संलाप--कन्‌ | एक प्रकार का उपरूपक, संवा- 
दात्मक प्रकार का, - दे० सा० द० ५४९ । 

संलीढ (भू० क० कृ०) [ सम्‌+-लिहञ-क्त ] चाटा 
हुआ, उपभुक्त । 

संलीन (भू० क० कृ०) [ सम्‌+ली-+-क्त ] 1. चिपका 
हुआ, जुड़ा हुआ 2. साथ साथ मिलाया हुआ 
3. छिपाया हुआ, गुप्त रक्खा हुआ 4. दहला हुआ 
5. सिकुड़ा हुआ, शिकन पड़ा हुआ । सम०- क्ण 
(वि०) जिसके कान नीचे लटके हों, मानस (वि०) 
खिन्नमना, उदास । 


संलोडनम्‌ [ सम्‌+ लोड्‌--ल्युट्‌ ] बाधा डालना, गड़बड़ 
करना । 

संवत्‌ (अव्य०) [सम्‌ +-वय्‌ +-क्विप्‌, यलोपः तुक्‌ च ] 
1. वर्ष 2. विशेष कर विक्रमादित्य वर्ष, (जो खीस्ताब्द 
से ५६ वर्ष पूवं आरम्भ हुआ था । 

संबत्सरः [ संवसन्ति ऋतवोऽत्र- संवस्‌+-सरन्‌ ] 1. वर्ष 
2. विक्रमादित्याब्द 3. सिव । सम» करः शिव का 
विशेषण, भ्रमि (वि०) एक वर्ष में पूरा चक्कर 
करने वाला (सूर्य), रथः एक वर्ष में पूरा होने वाला 
मार्ग । 

संवदनम्‌ [ सम्‌+- वद्‌ ‡-ल्युट्‌ | 1. वार्तालाप करना, मिल 


ठहराना, 


1. जुड़ जाना, चिपक 


कर बातें करना 2. समाचार देना 3. परीक्षण, खयाल 
करवा 4. जादू मंत्र के द्वारा वश में करना 5. मन्त्र, 
ताबीज । 

संबरः | सम्‌+-वृ+अपू वा अच्‌ ] 1. ढक्कव 2. समझ 
3. संपीडन, संकोचन £. बाँध, सेतु, पुल 5. एक प्रकार 
का हरिण 6. एक राक्षस का नाम--दे० शंबर,- रम्‌ 
1. छिपाव 2. सहनशीलता, आत्मनियंत्रण 3. जल 
4. बौद्धों का एक विशेष घामिक अनुष्ठान । 

संबरणम्‌ [ सम्‌-वृ+-ल्युट्‌ | 1. आवरण, आच्छादन 
2. छिपाब, दुराव--मा० १ 3. बहाना, छद्मवेश 
~` दे० संवर भी । 

संबर्जनम्‌ [ सम्‌} वृज्‌ -- त्युट्‌ ] 1. आत्मसात्करण 2. उप- 
भोग करना, खा जाना । 

संवर्तः [ सम्‌+ वृत्‌ --घडा, ] 1. मुड़ना 2. घुलना, विनाश 
3. संसार का नियतकालिक प्रलय - महावीर० ६1२६ 
4. बादल 5. (जल से भरा हुआ) बादल 6. संसार 
में प्रलय होने पर उठने वाले सात बादलों में से एक 
7. वर्ष 8. संग्रह, समुच्चय । 

संवर्तकः [ सम्‌ +-वृत्‌--णिच्‌+-्बुलू | 1. एक प्रकार का 
बादल 2. प्रलयाग्नि, विश्वप्रलय के समय संसार को 
भस्म करने वाली आग--इतोऽपि बडवानलः सह 
समस्तसंवतंक:--भर्तृ २।७६ 3. वडवानल 4. बल- 
राम का नाम । 

संवर्तेकिन्‌ (पुं०) [ संवर्तक-+इनि ] बलराम का नाम । 

संवतिका [ संवर्तक--टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. कमल का नया 
पत्ता 2. पराग केशर के पास की पंखडी 3. दीप 
शिखा आदि (दीपादे: शिखा--तारा०) । 

संवर्धक (वि०) (स्त्री०--धिका) [ सम्‌--वृध--णिच्‌ 
+ण्वुल्‌ ] 1. पुर्ण विकसित करने वाला, बढ़ाने वाला 
2. सत्कार करने वाला, स्वागत करने वाला (अम्या- 
गतों का), आतिथ्यकारी । 

संबंधित (भू० क० कृ०) [ सम्‌+वघ्‌+-णिच्‌+-क्त ] 
1. पाला-पोसा हुआ, पालन-पोषण किया हुआ 
2. बढ़ाया हुआ । 

संवलित (भू० क० कृ०) [ सम्‌ञ-वल्‌ +-क्त ] 1. साथ 
मिला हुआ, मिलाया हुआ, मिश्रित मा० ६।५ 
2. तर किया हुआ,--मा० ४।९ 3. संबद्ध, संयुक्त 
4. टूटा हुआ उदितोपलस्खलनसंवलिताः (ध्वनयः) 

कि० ६।४। 

संवल्गित (वि०) | सम्‌+-वल्ग्‌ +-क्त ] पददलित किया 
हुआ, तम्‌ ध्वनि मा० ५।१९। 

संबसथः [ सम्‌ --वस्‌+-अथच्‌ ] मिलकर रहने का स्थान, 
ग्राम, बस्ती । 

संबहः [ सम्‌--वह -+-अच्‌ ] वायु के सात मार्गो में से 
तीसरा मार्ग । 


( १०४८ ) 


संवाद: | सम्‌ {-वद्‌ ‡-घञ्ञ्‌ ] 1. मिलकर बोलना, बात ! 


चीत, वार्तालाप, कथोपकथन, महावीर० 


१।१२ : 


2. चर्चा, वादविवाद 3. समाचार देना 4. सूचना, | 


समाचार 3. स्वोकृति, सहमति 6. समनुरूपता, मेल- 
जोळ, समानता, सादुश्य---रूपसंवादाच्च संशयादनया 
पृष्टः दश०, (नादः) चित्ताकर्षी परिचित इव श्रोत्र- 
संवाइमेति मा० ५।२०। 

संवादिन्‌ (वि०) | संवाद~-इनि ] 1. बोलने वाला, 
वातचोत करने वाला 2. सदुश, समान, मिलता- 
जुलता अनुरूप षड्जसंवादिनीः केका:--रघु० १। 
३९, अस्मदङ्गसंवादिन्याकृतिः उत्तर» ६। 

संवारः [ सम्‌--वृ--घञा ] 1. आवरण, आच्छादन 
2. वर्णोच्चारण के समय कण्ठादिकों का संकोचन, 
मन्द उच्चारण (विप० विवार) 3. न्यूनता 4. प्ररक्षण, 
संरक्षण 5. सुब्यवस्थापन । 

संवासः [ सम्‌-+-वस्‌+-घञ््‌ ] 1. मिलकर रहना 
2. समाज, मण्डली ,--पंच० १।२५० 3. घरेलू. व्यवहार 
>. घर, आवास स्थान 5. मनोरंजन के या सभा आदि 
के लिए खुला मैदान । 

संवाहः [ सम्‌`.-यह --घछका ] 1. छे जाना, दोना 
2. मिलकर दवाना 3. मालिश करना, मुट्ठी भरना 
*. वह नौकर जो मालिग करने या मुट्ठी भरने के 

लिए रुका गया हो । 

| सम्‌ यह 1 पुल | मालिश करने वाला. 

दे० ऊपर सवाह (4) | 


संवाहनम्‌.-ना | मम्‌ : बह -णिच्‌ 'ल्युट्‌ | 1. बोझा ¦ 


भरना, उनर० १॥०८, मा० ९२५! 

संबिक्तम्‌ | सम्‌ ; विज क] अलग किया हुआ, 
विशिष्ट । 

संविग्न “विजू बफ | 1. विक्षब्ध, उत्तेजित, 


ठग्न, ह 


र्न, हड्यद्भाया हुआ जैसा कि 'संविग्न- 
त्रस्त, 


भीत । 


संविज्ञात (भू० क० कऽ) [ मम्‌ -वि-{-ज्ञा-+-क्त ] 
विड्व विदित, सवके द्वारा माना हुआ, सर्वसम्मत । 
संवित्तिः (स्त्री) | सम्‌ + विद्‌ ‡ क्तिन्‌ ] 1. ज्ञान, 
प्रत्यक्षजञान चेतना, भावता स्वस्त्वया सुखसंवित्तिः 
स्मरणीयाऽधुनातनी-कि० १६।३४, १६।३२ 2. समझ, 
वृद्धि 3. पहचान. प्रत्यास्मरण 4. (भावना का) 
सांमनस्म, मानसिक समझौता । 
संबिद्‌ (स्त्री०) [ सम्‌ ऽ-विद्‌ --क्विप | 1. ज्ञान, समझ, 
बुद्धि कि० १८।४२ 2. चेतना, प्रत्यक्षज्ञान मा० 
६।१३ 3. इकरार, वचन, संविदा, अनुवन्ध, प्रतिज्ञा 
रघु० ७1३१ 4. स्वीकृति, सहमति 5. माना हुआ 
प्रचलन, विहित प्रथा 6. संग्राम, युद्ध, लड़ाई 7. युद्ध 


7, उठाकर छ जान! 2. मालिश करना, मुट्ठी ! 


की ललकार, प्रहरी-संकेंत 8. नाम, अभिधान 
9. चिह्न, संकेत 19. प्रसन्न करना, खुश करना, 
तुष्टीकरण शि० १६1३७ 11. सहानुभूति, साथ देना 
12. मनन 13. वार्तालाप, संलाप 14. भाँग । सम० 
-च्यतिक्रमः प्रतिजा भंग करना, संविदा का उल्लंघन । 

संविदा [ संविद्‌ +-टाप्‌ | करार, प्रतिज्ञा, ठेका । 

संविदात (वि०) जानने वाला, प्रतिभाशाली 2. सांमनस्य 
पूर्ण । 

संविदित (भू० क० कृ") [सम्‌ + किद्‌ -कत ] 1. जाना 
हुआ, समझा हुआ 2. पहचाना हुआ 3. सुविदित, 
विश्रुत 4. खोजा हुआ 5. सम्मत 6. उपदिष्ट, समझाया 
बुझाया हुआ - दे० सम्‌ पूर्वक विद्‌, तम्‌ करार, 
प्रतिज्ञा । 

संविघा [ सम्‌ + वि-- घा--अङ्न-टाप्‌ ] 1. व्यवस्था, 
उपक्रमण, आयोजन-रघु० ७1१७, १४।१७ 2. जीवन 
यापन का ढंग, जीवनचर्या के साधन---रघु० ११९४ | 

संविधानम्‌ [ सम्‌ -- वि-- घा-ल्यूट्‌ ] 1. व्यवस्था, प्रबन्ध 

मा० ६ 2. अनुष्ठान 3. आयोजन, रीति 4. कृत्य 

5. (कथावस्तु में) घटनाओं का क्रम--मा० ६। 

संविधानकम्‌ [संविधान-+ कन्‌] 1. {कथावस्तु मे) घटनाओं 
का कम, किसी नाटक को कथावस्तु-अहो संविधान- 
कम्‌ - उत्तर० ३ 2. अद्भूत कर्म, असाधारण घटना । 


संविभागः | सम्‌ -; वि--भर्ज तन्ना ] 1. विभाजन, 


वाटना 2 भाग, अंश, हिस्सा । 
संविभागिन्‌ (पुं०) [संविभाग 


साझीदार । 


“ इनि] सहभागी, हिस्सेदार, 


F 


कृ! | मम्‌ - विश्‌ “क्त | 1. सोता 
(० १1१७ 2. साथ-साथ घुसा 
आ. न. बस्त्र पहने हुए, कपडे 


धारण किये हृए 4 


संवीक्षणम्‌ | सम्‌+वि ¦ ईक: ल्युट्‌ ] सब दिशाओं में 
देखना, खोज, खोई हुई बस्तु को तलाव । 


ट्र 


| संबीत (भू० क० कृ०) [ सम व्ये--क्त ] 1. वस्त्रो से 


सज्जित, कपड़े पहने हुए 2. इका हुआ, लिपटा हुआ, 
अधिच्छादित 3. अलंकृत 4. लपेटा हुआ, घेरा हुआ, 
बन्द क्रिया हुआ, परिवेष्टित 5. अभिभूत । 

संवृक्त (भू. क० कु.) [ सम्‌-+-वृज्‌ +-क्त ] 1. खाया 
हुआ, उपभूक्त 2. नष्ट । 

संवृत (भू० क० कृ०) [ सम्‌ 4-वृ +क्त] 1. डका हुआ, 
आच्छादित मुहुरङ्गुलिसंबृताघरोष्ठ (मुखम्‌)--श० 
३।२६ 2. प्रच्छन्न, गृष्त श० २११ 3. रहस्य 
4. समाप्त, बन्द, सुरक्षित 5. अवकाश प्राप्त, एकान्त- 
सेबी 6. संकुचित, भींचा हुआ 7. बलपूर्वक छीना हुआ, 
जब्त किया हुआ 8. भरा हुआ, पूर्ण 9. सहित, दे० 
सम्‌ पूवंक वू, तम्‌ 1. गृप्त स्थान, एकान्त स्थान, 


गोपनीयता 2. उच्चारण का एक प्रकार । सम० 
“ आकार (वि०) जो अपनी आन्तरिक भावनाओं 
को बाहर प्रकट नहीं होने देता है, जो अपने मन के 
विचारों का अता -पता नहीं देता, - सन्त्र (वि० ) जो 
अपनी योजनाओं को गुप्त रखता हँ--रघु० १२० । 

संवृतिः (स्त्री०) (सम्‌-+-वृ +-क्तिन्‌] 1. आवरण, आच्छा- 
दन 2. छिपाव, दवाना, गुप्त रखना कि० १०1४४ 
3. गुप्त प्रयोजन, अभिसंधि । 

संवृत्त (भू० क० कृ०) [ सम्‌--बृत्‌ 1-क्त ] 1. हुआ, घटा, 

घटित हुआ 2. भरा गया, सम्पन्न 3. संचित, एकस्थान 
पर राशीकृत +. बीता 
6. सुसज्जित, - -त्तः वरुण का नाम | 

संवृत्तिः (स्त्रो०) | सम्‌ --वृत्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. होना, घटना 
घटित होना 2. निष्पन्नता 3. आवरण । 

संवृद्धि (भू० क० कऽ) [सम्‌-वृष्‌--क्त ] 1. पूर्ण- 
विकसित, बड़ा हुआ, पूर्ण वृद्धि को प्राप्त 2. ऊँचा या 
लंबा, बड़ा हुआ, बड़ा विशाल 3. समृद्धिशाली, खिउता 
हुआ, फलता फूलता हुआ । 

संवेगः [ सम्‌ +-विज्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. विक्षोभ, 


जना महावीर० १।३९ 2. प्रचंड गति, शी प्रगामिता, 
प्रचंडता .-उत्तर० २1२४, मा० ५६ 3. जल्दी, 


चाळ 4. तड़याने वाली पोड़ा, वेदना, तीक्ष्णता | 
संवेदः | सम्‌ +-विद्‌ |-घछ्ण ] प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी, 
चेतना, भावना 
संवेदनम्‌, ना 
जानकारी 
भोगता 


t 
सम्‌ | -विद्‌ 


३ 


ज-ल्यृट्‌ ] 7. प्रत्यलजञान, 


तीव्र अनुभूति, भावना, अनुभूति, 
संब<नायेव राम चैसन्यमपितम्‌-उत्तर० 


देना 


| 
2 
ड्रग 
3 श आत्मसमर्पण करना-- मुद्रण 
- निद्रा, विश्राम -रघु० 

सी आदि) 4. मे थुन, 


संवेशनम्‌ | सम्‌ -!- 

संव्यानम्‌ | सम्‌: 
2. वस्त्र, कप 
१८६५ | 

संशप्तकः | सः 
जिसने 


पट्‌ | मैथुन, संभोग । 
| 1. आवरण, परिवेष्टन 


क शतमङ्गीकारो यस्य कप्‌ ] वह योद्धा 
एड से न भागने को शपथ खायी हो और जो 
याद्धाओं को भागते से रोकने के लिए रक्खा 
2 छंटा हुआ योद्धा 3. सहयोगी योद्धा 4. वह 


: | सम्‌--शी +-अच्‌ ] 1. संदेह, अनिश्चिति चप- 

लदा, संकोच, मनस्तु मे संशयमेव गाहते कु० ५। 

४६, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान हि उपपद्यते 
१३२ 


3. उत्तरीय वस्त्र शि० | 


त्रकारी जिसने किसी को मार डालने का वीड़ा | 
[ह 


हुआ, गया हुआ 5. ढका हुआ | 


~ भय० ६1२९ 2. शंका, शक 3. संदेह, था अनिर्णय 
(न्या में) न्यायदर्शन में वणित सोलह भेदों में से एक 
“एक धमिकविरुद्धभावाभवप्रका रक ज्ञानं संशयः 4. डर, 
खतरा, जोखिम न संशथमनारह्य नरो भद्राणि 
पश्यति--हि० १।७, याता पुनः संशयमन्यर्थव--मा० 
१०।१३, कि० १३।१६, वेणी० ६।१ 5. संभावना । 
सम०-- आत्मन्‌ (वि०) संदेह करने वाला, शंकाशील, 
आपन्न, - उपेत,---स्थ (वि०) संदेहपुर्ण, अनि- 
स्त्रित, अस्थिर, गत (वि०) खतरे में पड़ा हुआ 
नारी? ६, छेदः संदेह का निवारण, निर्णय, 
छेदिन्‌ (वि०) सभी संदेहों को मिटाने वाला, 

निर्णयात्मक--श० ३ । 

संशयान, संशयालु (वि०) [ सम्‌ --शी-]-शानच्‌, संशय 
+-आलुुच्‌ | सन्देहपूणं, अस्थिर, अनिदिचत, 
चंचल । 

संशरणम्‌ [ सम्‌ +-श्-+-ल्युट्‌ ] युद्ध का आरम्भ, आक्र- 
मण, चढ़ाई, धावा । 

संशित (भू० क० कृ०) [ सम्‌+ शो--क्त,] 1. तेज 
किया हुआ, प्रोत्तेजित किया हुआ 2. तेज, तीक्ष्ण 
3. सर्वथा पूरा किया हुआ, कियाम्वित, निष्पन्न 
4. निर्णीत, सुनिश्चित, निर्धारित, निश्चित 1 सम्‌० 
- आत्मन्‌ (वि०) जिसका मन सर्वथा परिपक्व या 
अनुशिष्ट हँ, --ब्रत (वि०) जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करली है । 

संशुद्ध (भू० क० कुऽ) [ सम्‌-+-शुध्‌ -+ क्त ] 1. पूरी 
तरह शुद्ध किया हुआ, पवित्र 2. पालिश किया हुआ, 
संस्कृत 3. प्रायश्चिन के द्वारा विशुद्ध किया हुआ । 

संशुद्धिः (स्त्रो०) . | सम्‌ --शुध्‌ +-वितन्‌ | 1. नितान्त 
पवित्रीकरण, भग० १५1१ 2. स्वच्छ करना, विमल 
करना 3. संशोधन, समाधान, परिशोधन 4. स्वच्छता, 
सफाई 5. (कण का) भुगतान । 

संशोधनम्‌ [ सम्‌--शुध्‌--ल्युट्‌ ] पवित्रीकरण, स्वच्छता 
आदि । 

संश्चत्‌ (नपुं०) [ सम्‌ | सचु+-डति ] दाव-पेंच, जादू- 
गरी, इन्द्रजाल, मरीचिका--पुं० जादूगर । 

संश्यान ( भू० क० कृ० ) [ सम्‌-इ =: कत ] 1. संकु- 
चित, सिकुडा हुआ 2. जमा हुआ, ठिंदुरा हुआ 
3. लपेटा हुआ 4. अवसन्त । 


संश्रयः [ सम्‌ |¦ श्रि--अच्‌ ] विश्रामस्थल, आवास स्थान, 


निवासस्थान, वासस्थान-परस्पर विरोधिन्योरेकसंश्रय- 
दुलंभम्‌ विक्रम० ५२४, रघु० ६४१, इस अर्थ मे 
प्रायः समास के अन्त में, 'साथ रहने वाला' 'संवद्ध या 
विषयक' निर्देशानुसार--ज्ञातिकुलैकसंश्रयाम्‌ --दा० 
५१७, नौसश्चय:---रघु० १६।५७, मनोरथोऽस्याः 
शसिमौलिसंश्रयः --कु० ५॥६०, द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 


( १०५० ) 


लक्ष्मी:--१!४३  एकार्थसंश्रप्रमुभयोः प्रयोगम्‌ 
- मालवि० १ 2. प्ररक्षण या शरण को खोज, शरण 
के लिए दोड़ना, भित्रता करना, पारस्परिक प्ररक्षण 
के लिए संघटित होना, राजनीति में वणित छः उपायों 
में से एक, दे० 'गुण' के अन्तर्गत भी, मनु० ७1१६० 
.3. आश्रय, शरण, आश्रम, प्ररक्षण, पनाह - अनपायिनि 
संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी- कु० ४1३१, 
मेघ० १७, पंच० १।२२ । 
संश्रवः [सम्‌ +शु + अप | 1. ध्यानपूर्वक सुनना 2. प्रतिज्ञा, 
करार, वादा । 
संश्रवणम्‌ [सम्‌ +-श्रु+-ल्युद्‌ | 1. सुनना 2. कान । 
संश्रित (भू० क० कृ०) [सम्‌ श्रितक्त] 1. शरण में 
गया हुआ 2. सहारा दिया हुआ, आश्रय दिया हुआ। 
संश्रुत (भू० क० कृ०) [सम्‌+श्रु+क्त] 1. प्रतिज्ञात, 
करार किया हुआ 2. भली भांति सुना हुआ । 
संदिलष्ट (भू? क० कृ०) [सम्‌+-र्लिष्‌‡-क्त] 1. बांधा 
हुआ, साथ साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संयूक्त 
2. आलिगित 3. संबद्ध, साथ साथ जुड़ा 4. सटा हुआ, 
. संस्पर्शी, संसक्त 5. सुसज्जित, युक्त, सहित । 
संहलेषः [सम्‌ +-र्लिष्‌ + घञा] 1. आलिंगन, परिरम्भण 
2. मिलाप, संबंध, संपर्के । 
संहलेषणम्‌,-णा [सम्‌ --दि्लिष्‌+-ल्युट्‌] 1 
भौंचना 2. साथ साथ बांधने का साधन । 
संसक्त (भू० क० कृ०) [सम्‌--सञ्ज्‌ नक्त] 1. साथ 
जुड़ा हुआ, चिपका हुआ 2. जमा हुआ, संलग्न, 
आसक्त, सटा हुआ 3. साथ मिलाया हुआ, श्युंखला- 
बद्ध, पास पास मिला हुआ -रघु० ७1२४ .4. निकट 
आसन्न, सटा हुआ 5. अव्यवस्थित मिला हुआ, 
मिश्रित, गड्डमडड किया हुआ -मदमुख रमयूरी- 
मुक्तसंसवतकेकः मा० ९।५, कलिन्दकन्या मथुरां गता- 
ऽपि गङ्गोमिसंसकतजलेव भाति --रघु० ६।४८, मा० 
५1११ 6. डटा हुआ, तुला हुआ 7. संपन्न, सहित 
8. जकड़ा हुआ, प्रतिबद्ध । सम०--मतस्‌ (वि०) 
जिसका मन किसी विषय पर जमा हुआ हो, युग 
(बि०) जूए में जुता हुआ, जीन कसा हुआ-शि० 
३।६३ । 
संसक्तिः [सम्‌ +सञ्ज्‌ +-क्तित्‌] 1. सटे रहना, धनिष्ठ 
मिलन या संगम. कि० ७1२७ 2. घनिष्ट संपर्के, 
सामीप्य 3. आपसी मेलजोल, घनिष्ठता, घनिष्ट परि- 
चय. -शि० ९।६७ 4. बांधता, मिला कर जकड़ना 
5. भक्ति, (किसी कार्य में) दुर्व्यस्तता । 
संसद्‌ (स्त्रो०) [सम्‌ +-सद--क्विप्‌] 1. सभा, सम्मिलन, 
मंडल--संसत्सुजाते पुरुषाधिकारे --कि० २1५१, छात्र- 
संसदि लब्धकी ति:-पंच० १, रघु० १६1२४ 2. त्याया- 
लय -मनु० ८५२॥ ~ 


मिला कर 


| 
| 


संसरणम्‌ [सम्‌ 4-स्‌+-ल्युट्‌} जाना, प्रगति करना 
चक्कर काटना 2. संसार, सांसारिक जीवन, लौकिक 
सत्ता - ग्रोष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापित - 
मूर्ते:--भामि० ४।६ 3. जन्म और पुनर्जन्म 4. सेना 
का निर्बाध कूच 5. युद्ध का आरम्भ 6. राजमार्ग 
7. नगर के दरवाज़ों के समीप की घमंशाला । 
संसगः [सम्‌ -।-सज+-घञ्ञ्‌] 1. सम्मिश्रण, संगम, मिलाप 
2. सम्पर्क, संगति, साहचर्य, समाज--संसर्गमुक्ति 
खलेषु --भर्तृ० २1६२, श० २।३ 3. सामीप्य, सस्पशे 
मेल-जोल, परिचय 5. मेथुन, संभोग मनु» 
६।७२ 6. सह-अस्तित्व, घनिष्ठ संबंध । सम० 
--अभावः अभाव के दो मुख्य भेदों में से एक, सापेक्ष 
अभाव जो तीन प्रकार का हे (प्रागभाव == पूर्ववर्ती 
अभाव, प्रध्वंसाभाव = आपाती अभाव, और अत्यन्ता- 
भावऽ-निरपेक्ष, अनस्तित्व),- - दोषः साहचर्यं या 
संगति के विशेषकर कुसंगति के फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली बुराई या दोष । 
संसगिन्‌ (वि०) [ संसगं+इनि ] संयुक्त, मिला हुआ, 
(पू?) सहचर, साथी । 
संसजनम्‌ [ सम्‌ + सृज्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. सम्मिश्रण 2. छोड़ना, 
परित्याग करना 3. खाली करना, शून्य करना । 
संसपंः [ सम्‌--सृप--ल्यट्‌ | 1. सरकना, रंगना 2. मल- 
मास, लौंद का महीना जो क्षयमास वाले वर्ष में 
होता है । ॥ 
संसपंणम्‌ [ सम्‌--सूप्‌--ल्यूट्‌ ] 1. सरकना 2. अचानक 
आक्रमण, सहसा धावा । 
संसपिन्‌ (वि०) [ संपर्प--इनि ] सरकने वाला, रेगने 
वाला, कु० ७८१ । 
संसादः [ सम्‌ +-सद्‌ -घञ्ञ्‌ ] सभा । 
संसारः [ सम्‌ +स्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. मार्ग, रास्ता 2. सांसारिक 
जीवनचक्र, धर्मनिरपेक्ष जीवन, लौकिक जिंदगी, 
दुनिया असारः संसारः - उत्तर? १, मा० ५३० 
संसारधन्वभुवि कि सारमामृशसिशंसाधुना शुभमते 
-अश्व० २२, या, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वान 
जायते-पंच० १।२७ 3. आवागमन, जन्मान्तंर, जन्म- 
परंपरा 4. सांसारिक भ्रम। सम०--गमनम्‌ आवागमन, 
--मुदः कामदेव का विशेषण, भार्यः 1. लौकिक 
बातों का क्रम, सांसारिक जीवन 2. योनिमख, 
>भंगद्वार, -मोक्षः,--मोक्षणम्‌ ऐहिक जीवन से मक्ति । 
संसारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ संसार+-इनि ] लौकिक, 
दुनियावी, देहान्तरगामी --पु० 1. सजीव प्राणी 
जीवजन्तु 2. जीवधारी, जीवात्मा । 
संसिद्ध (भू० क० कृश) [ सम्‌+सिघ्‌+-क्त ] 1. सर्वथा 
निष्पन्न, पूरा किया हुआ 2. जिसे मोक्ष की सिद्धि 
प्राप्त हो गई हे, मुक्‍त । 


( १०५१ ) 


संसिद्धिः (स्त्री०) [ सम्‌|-सिघ्‌ +-क्तिन्‌ | 1. पूर्णता, | 


पूर्ण निष्पन्नता स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि रितोष- 
णम्‌ --भाग०, कु० २।६३ 2. केवल्य, मोक्ष--संसिद्धि 
परमां गता:--भग० ८११५ ३1२० 3. प्रकृति, नेसगिक 
वृत्ति, अवस्था या गुण 4. प्रणयोन्मत्त या नशे में 
चूर स्त्री । 

संसुचनम्‌ [ सम्‌ +सूच्‌+ल्युट्‌ | 1. प्रकट करना, सिद्ध 
करना 2. सुचित करना, कहना 3. संकेत करना, भेद 
खोलना अर्थस्य संसूचनम्‌ 4. भर्त्सना, झिड़कना । 

संसृतिः (स्त्री) [सम्‌ --स्‌ +-क्तिन्‌ | 1. मार्ग, धारा, 
प्रवाह 2. लौकिक जीवन, संसारचक्र 3. देहान्तरगमन, 
आवागमन-कि मां निपातयसि संसूतिगर्तमध्ये-भामि० 
४।३२, शि० १४।६३, तु० संसार । 

संसुष्ट (भू० क० कृ०) [सम्‌ |-सृज्‌--क्त ] 1. मिश्रित, 
मिला हुआ, साथ साथ मिलाया हुआ, सम्मिलित 
किया हुआ 2. साझीदारों की भाँति साथ साथ संबद्ध 
3. प्रशांत 4. पुनर्युक्त 5. फंसा हुआ, 6. निर्मित 
7' स्वच्छ वस्त्रों से सुसज्जित । 

संसुष्टता-त्वम्‌ [ सम्‌ +-सृज्‌+-कत+-ता (त्वम्‌) 1. समाज, 
संघ 2. (विधि में) आथिक हित की दृष्टि से बंघु 


बांघवों का ऐच्छिक पुनमिलन (जसे कि पिता और | 


पुत्र का अथवा संपत्ति के विभाजन के पदचात्‌ 
भाइयों का) । 

संसृष्टिः (स्त्री?) [सम्‌ +सृज्‌-क्तिन्‌ | 1. संबंध, 
मिलाप 2. साहचर्य, मेल-जोल, सहभागिता, साझीदारी 
3. एक ही परिवार में मिलकर रहना -- दे० संसृष्टता 
(2) 4. संग्रह 5. संचय करना, जोड़ना 6. (सा० 
मे) एक ही संदभ में दो या दो से अधिक अलंकारों 
का स्वतंत्र रूप से सह-अस्तित्व . मिथोऽनपेक्षयतेषां 
(शब्दार्थाल ङ्काराणाम्‌) स्थितिः संसृष्टिरुच्यते--सा० 
द० ७५६ । 

संसेकः [ सम्‌ +-सिच्‌+घञ्ञ्‌ ] छिड़कना, जल से तर 
करना । 

संस्कतं (१०) [ सम्‌ + कृ-तृच्‌ | 1. जो सुसज्जित करता 
हे, खाना बनाता हूँ, या किसी प्रकार की तैयारी 
करता हें -मनु० ५५१ 2. जो अभिमंत्रित करता हुँ, 
पहल करता हूँ --उत्तर० ७।१३। 

संस्कारः [ सम्‌ +कृ+-घञ्ञ्‌ ] 1. पूर्णं करना, संस्कृत 
करना, पालिश करना, --(मणि:) प्रयुक्तसंस्कार इवा- 
घिकं बभो--रघु० ३।१८ 2. संस्क्रिया, पूर्णता, व्या- 
करण की दृष्टि से (शब्दों को) विशुद्धता-कु० 
१।२८ (यहा मल्लि० व्याकरणजन्या शुद्धि” लिखता 
हे) रघु० १५।७६ 3. शिक्षा, अनुशीलन (मानसिक) 
प्रशिक्षण--निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्र 
युवराजशब्दभाक्‌ --रघु० ३।३५, कुश ७।२० 


4. तैयार करना, आसज्जा 5. खाना बनाना, भोज्य 
पदार्थ तयार करना 6. श्रृंगार, सजावट, अलंकार 
स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते. दृष्टान्त ० 
४९, श० ७1२३, मुद्रा० २।१० 7. अभिमन्त्रण, अन्तः- 
शुद्धि, पवित्रीकरण 8. छाप, रूप, सांचा, कार्यवाही 
प्रभाव--यन्नवे भाजने लग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ 
--हि० प्र० ८, भ्ते० ३।८४ 9. विचार भाव, प्रत्यय 
10. मनःशक्ति या घारिता 11. कायं का प्रभाव, 
किसी कर्म का गृण -रघु० १।२० 12. अपनी पुर्व- 
जन्म की वासनाओं को पुनर्जीवित करने का गुण 
छाप डालने की शक्ति, वशेषिकों द्वारा माने हुए 
चौबीस गुणों में से एक (यह गुण तीन प्रकार का 
हे-भावना, वेग और स्विति-स्थापकता) 13. प्रत्या- 
स्मरणशक्ति, संस्मरण - संस्कारमात्रजन्य ज्ञानं स्मृति 
—तकं० 14. शुद्धिसंस्कार, पुनीत कृत्य पुण्यसंस्कार 
-- संस्कारार्थं शरीरस्य--मनु० २।६६, रघु० १०७९ 
(मनु बारह संस्कारों का उल्लेख करता है--दे० 
मनु० २1२७, कुछ लेखक इस संख्या को सोलह तक 
बढ़ाते हूँ) 15. घामिक कृत्य या अनुष्ठान 16. उप- 
नयन संस्कार 17. अन्त्येष्टि संस्कार 18. मांजकर 
चमकाने के काम आने वाला पत्थर, झाँवाँ-श० 
६।६, (यहाँ 'संस्कार' का अर्थ 'मांजना' भी हे) 
सम०--पूत (वि०) 1. पुण्यकृत्यों द्वारा शुद्ध किया 
हुआ 2. शिक्षा या अन्य संस्कारों द्वारा पवित्र किया 
हुआ, - रहित वजित,-हीन (वि०) वह्‌ द्विज जो 
संस्कार हीन हो, अथवा जिसका उपनयन संस्कार 
न हुमा हो, और इस लिए जो ब्रात्य (पतित, जाति- 
बहिष्कृत) हो गया हो--तु० 'ब्रात्य'। 
संस्कृत (भू० क० कृ०) [ सम्‌+-कृनक्त ] 1. पूरा 
किया गया, परिष्कृत, मांज कर चमकाया हुआ, 
आवधित--वाण्येका समलंकरोति पुरषं या संस्कृता 
- घायंते---भतं० २।१९ 2. कृत्रिम रूप से बनाया गवा 
सुरचित, सुनिमित, सुसम्पादित 3. तैयार किया गया, 
संवारा गया, सुसज्जित किया गया, पकाया गया 
(भोजब) 4. अभिमन्त्रित, पुनीत किया गया 
5. सांसारिक जीवन में दीक्षित, विवाहित 6. स्वच्छ 
किया गया, पवित्र किया गया 7. अलंकृत किया गया, 
सजाया गया 8. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, तः 1. व्याकरण 
के नियमों के अनुसार सिद्ध किया गया शब्द, नियमित 
व्युत्पन्न शब्द 2. ट्विजाति का वह व्यक्ति जिसका 
शुद्धिसंस्कार हो चुका हो 3. विद्वान्‌ पुरुष,--तम्‌ 
1. परिष्कृत या अत्यन्त परिमाजित भाषा, संस्कृत भाषा 
2. धामिक प्रचलन 3. चढ़ावा, आहुति (बहुधा 
वेदिक) । 


संस्क्रिया [ सम्‌ +-कृ + श, इयङ्‌, टाप्‌ ] 1. शुद्धिसंस्कार 


(१०५२ ) 
2. अभिमन्त्रण 3. औध्वेदेहिकक्रिया, अन्त्येष्टि ९।२६१ 5. संरचना, निर्माण 6. पडौस 7. आवास 
संस्कार । का सामान्य स्थल, सार्वजनिक स्थान 8. स्थिति 


संस्तम्भः [ सम्‌ --स्तम्भ्‌ + घज्म ] 1. सहारा, टेक 2. द्ढ़ 
करना, सबल बनाना, जमाना 3. विराम, यति 
4. जडता, लकवा । 

संस्तरः | सम्‌--स्तु-अप्‌ | 1. शय्या, पलंग, बिस्तर 

चवपल्लवसंस्तरऽपि ते - रघु० ८।५७ नवपल्लवसं- 

स्तरे यथा रचविप्यामि तनुं विभावसौ -- कु० ४1३४ 
2. यज्ञ । 

संस्तवः [ सम्‌--स्तु-| अप्‌ | 1. प्रशंसा, स्तुति 2. जान- 
पहचान, घनिष्ठता, परिचय गुणा: प्रियत्वेऽधिकृता 
न संस्तवः--कि० ४।२५, नर्वगुंण: सम्प्रति संस्तव- 
स्थिरं तिरोहितं प्रेम घनागमश्रियः ४२२, शि० 
७1२१ । 

संस्तावः [सम्‌ + स्तु -+ घडा] 1. प्रशंसा, ख्याति 2. सम्मि- 
लित्‌ स्तुतिपाठ 3. यज्ञ में स्तुति पाठक ब्राह्मणों के 
बैठने का स्थान । 

संस्तुत (भू०क० क्क०) [सम्‌-+स्तु+वत] 1. प्रशस्त, 
जिसकी स्तुति की गई हो 2. मिलकर प्रशंसा किया 
गया 3. सम्मत, संवादी 4. घनिष्ठ, परिचित । 

संत्तुतिः (स्त्री०) [सम्‌ ~-स्तु¬-क्तिन्‌] प्रदांसा, स्तुति । 

संस्त्यायः [सम्‌ :-स्त्ये--घञ_| 1. संचय, राशि, संघात 
2. सामीप्य 3. फॅलाव, प्रसार, विस्तार 4. घर, 
निवासस्थान, आवास संस्त्यायमेव गच्छावः मा० 
१।९ 5. परिचय, मित्रों या परिचितों की बातचीत । 

संस्थ (वि०) [सम्‌-स्था‡-क] 1. ठहरने वाळा, डटा 
रहने वाला, टिकाऊ 2. रहने वाला, विद्यमान, मौजूद, 
स्थित (मास के अन्त मे) झिष्टा किया कस्य चिदात्म- 

१५६, कु० ६।६०, मा० ५।१६ 


संस्था मालत्रि० 

3. पालतू, घरेलू बनाया हुआ, सचाया हुआ 4. स्थिर, 

अश्वल 5. समाप्त, नप्ट, मृत, स्थः 1. निवासी, 
वास्तव्य 2. पड़ौसी, स्वदेशवासी, 3. गुप्तचर । 

संग्या [सम्‌ =-स्था-;-अङ्‌ †-टाप्‌] 1. संघात, सभा 

2. स्थिति, प्राणी की अवस्था या दशा 3. रूप, प्रकृति 

रघु १६।३८ =. धंधा, व्यवसाय, रहन-सहन का 


बंधा हुआ तरीका पृथक्‌ संस्थाच निर्ममे- मनु० 
११२१ 5. शुद्ध और उचित आचरण 6. अन्त, पूति 
7. विराम, यति 8. हानि, विनाश ५. प्रलय 10. अनु- 


रूपता 11. राजकीय आज्ञा 12. सोमयज्ञ का एक 


प्‌ । 
संधानम्‌ [सम्‌ न-स्था-- ल्युट्‌] 


1. संचय, राशि, मात्रा | 


2. प्रावमिक अणुओ की समष्टि 3. संरूपण, विन्यास : 


| 
आक्ृतिरवववसस्थानविस्ञेषः 4. रूप, आकृति, | 
दर्शन, सूरत, झबळ स्त्री संस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारा- | 
दृत्क्षिप्यंनां ज्योतिरेकं जयाम-श० ५।२९, मनु» | 


अवस्था 9. कोई स्थान या जगह 16. चौराहा 
11. निशान, चिह्न, विशेषक चिह्न 13. मृत्यु । 

संस्थापनम्‌ [सम्‌ --स्था | णिच्‌-ल्युट्‌ 1. एक स्थान 
पर रखना, संचय करना 2 जमाना, निर्धारण करना, 
विनियमित करना कुर्वीत चेयां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं 
नुप:--मनृ० ८।४२२ 3. स्थापित करना, पुष्ट करना 
4. नियंत्रित करना, दमन करना, ना 1. नियन्त्रण, 
दमन 2. शान्त करने के उपाय, संस्थापना प्रियतरा 
विरहातुराणाम्‌ मृच्छ० ३।३। 

संस्थित (भू क० कृ) [सम्‌+ स्था+-क्त] 1. साथ 
साथ खड़ा होने वाला, 2. विद्यमान, ठहरने वाला 
~ नियोगसंस्थित--पंच० १।९२ 3. सटा हुआ, मिला 
हुआ 4. मिलता-जुलता, समान 5. संचित, राशीकृत 
6. स्थिर, जमा हुआ, स्थापित 7. अन्दर या ऊपर 
रक्खा हुआ, अन्तवं्ती 8. अचल 9. रोका हुआ, पुरा 
किया हुआ, अन्त तक निष्पन्न, समाप्त... श० ३ 
10. मृत, उपरत दे० सम्‌ पूर्वक 'स्था' । 

संस्थितिः (स्त्रीश) [सम्‌ --स्था--क्तिन्‌] 1. साथ-साथ 
होना, मिल कर रहना 2. सटा होना, निकटता, 
सामीप्य 3. निवासस्थान, आवासस्थल, विश्रामगृह, 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ मनु० 
६।९० 4. संचय, ढेर 5. अवधि, कालावधि - हि० 
१।४३ 6. अवस्थान, स्थिति, जीवन की दशा 7. प्रति- 
बंघ 8. मृत्यु । 

संस्पर्श: [सम्‌ + स्पृश्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. संपर्क, छूना, सम्मिलन, 
मिश्रण 2. छूआ जाना, प्रभावित होना 3. प्रत्यक्षज्ञान, 
संवेदन । 

संस्पर्श [सम्‌ स्पृश्‌ - ।-अच्‌--डीष्‌] एक प्रकार का गंध- 
युक्त पौधा । 

संस्फालः [सम्यक्‌ स्फालः स्फुरणं यस्य प्रा व०] 1. मेंढा 
2. बादल । 

संस्फेटः, संस्फोटः [सम्‌-=स्फिट्‌ (स्फुट्‌) -!- घडा] संग्राम, 
युद्ध । 

संस्मरणम्‌ {सम्‌ -+-स्मृ | ल्युट्‌| याद करना, मन में लाना । 

संस्मृतिः (स्त्री) [सम्‌ --स्मृ--क्तिन्‌] याद, प्रत्यास्मरण, 

संस्मृतिर्भव भवत्यभवाय - कि० १८।२७। 

संस्रवः, संस्रावः [सम्‌ --स्रु+अप्‌, घञः वा] 1. बहना, 
टपकना, रिसना 2. सरिता 3. तर्पण का अवझिष्टांश 
4. एक प्रकार का चढ़ावा या तर्पण । 

संहत (भू० क० कु०) [सम्‌+ हन्‌+-कत] 1. मिलकर 
आघात किया हुआ, घायल 2. बन्द, अवरुद्ध, 
3. सुग्रथित, दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ 5. मिलाकर जोड़ा 
हुआ, मित्रता में बंघा हुआ कि० १।१९ 5. सम्पृक्त, 


( १०५३ ) 


दृढ़, ठोस 6. संबद्ध, युक्त, मिलाकर रक्खा हुआ, 
शरीर का अंग बना हुआ, सटा हुआ जालमादाय 
गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी पंच० २।९, ५1१०१, 
हि० १३७ 7. एकमत 8. संघात, संचित । सम० 
जानु (वि०) जिसके घुटने आपस में टकराते हों 
लग्नजानुक, भ्र (वि०) सघन भोंहों से युक्त 
स्तनी वह स्त्री जिसके दोनों स्तन सटे हुए हों ! 
संहतता, त्वम्‌ [संहत+तल- टापू (त्व)| 1. घना 
संपर्क, संयोजन 2. सम्पृक्तता 3. सहमति, एकता 
ॐ. सांमनस्थ, समेकता । 
संहतिः (स्त्री०) [सम्‌ ‡-हन्‌ “-क्तिन्‌] 1. दृढ़ या घना 
संपर्क, घनिष्ट मेळ -कु० ५१८ 2. मेल, सम्मिलन, 
संहृतिः कार्यसाधिका, संहतिः श्रेयसी पुंसां हि० १, 
तु० “संघे शक्ति?” 3. संपृक्तता, दृढता, ठोसपन 
4. पुंज, राशि-ग्रुतां नयन्ति हि गृणा न संहति 
कि० १२।१० 5. सहमति, सांमनस्य 6. संचय, 
ढेर, संघात, समुच्चय वनान्यवाञ्चीव चकार संहतिः 
कि० १४३४, २७, ३।२०, ५।४, मुद्रा० शार 
7. सामर्थ्यं 8. पिण्ड, समवाय । 
संहननम्‌ [सम्‌ -:- हन्‌+-स्युट्‌] 1. सघनता, दृढ़ता 2. देह, 
व्यक्ति-अ्रमृताध्मातजीमूतस्निग्वसंहननस्य ते उत्तर 
६।२१, २हावीर० २1४६ 3. सामर्थ्य, दे० 'संहृति 
भी। 
संहरणम्‌ [सम्‌+-ह्‌ +ल्यूट | 1. एकत्र करना, साथ-साथ 
मिलाना, संचय करना 2. लेना, ग्रहण करना 
3. सिकोड़ना 4. नियंत्रित करवा 5. नष्ट करना, 
बर्वाद करना । 
संहतुं (पु) [सम्‌+ह+तृच्‌| विनाशक, 
वाला । 
संहषंः [सम्‌ +-हृष्‌ {-धञ्ञ्‌] 1. रोमांच होना, भय या हर्ष 
से पुलकित होना 2. आनन्द, हर्ष, खुशी 3. प्रतिः 
योगिता, होड़, प्रतिद्वन् वायु 5. साथ-साथ 
रगड़ना । 
संहातः [सम्‌ +-हन्‌ +घञ्‌ वा० कुत्वाभावः, संघात का 
पाठान्तर] इक्कोस नरकों में से एक मनु० ४८९ । 
संहारः [सम्‌ तह घडा] 1. मिलाकर खींचना, या 
साथ-साथ लाना, संचय करता अनुभवतु वेणीसंहार- 
महोत्सवम्‌ --वेणी ० ६ 2. संकोचन, भींचना, संक्षेपण 
3. रोकदेता, पीछे खींच लेना, वापिस लेना (विप० 
प्रयोग या विक्षेप) प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌--रघ्‌० 
५।५७, ४५ 4. प्रतिबंध लगाना, रोक लेना 
5. विनाश, विशेषकर सृष्टि का, प्रलय, विइवनाश 
6. समाप्ति, अन्त, उपसंहार 7. संघात, समूह 
8. उच्चारण दोप 9. जादू के शस्त्रास्त्रों को वापिस 
हटाने के लिए मंत्र या जादू 10. व्यवसाय, कुशलता 


नष्ट करने 


11. नरक का एक प्रभाग । सम०---भँरवः भैरव का एक 
रूप, मुद्रा तन्त्र-पूजा में विशेष प्रकार की मुद्रा 
इसकी परिभाषा अधोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्ष 
हस्तकम्‌ । क्षिप्ताङ्गुली रङ्गुलीःभिः संगृह्य परिवतँयत्‌ ॥ 

संहित (भू० क० कृ०) [सम्‌+ धावत, हि आदेशः] 
1. साथ-साथ रक्खा हुआ, मिला हुआ, संयुक्त 
2. सहमत, समनुरूप, अनुकूल 3. सम्बन्धी ५. संचित 
3. अन्वित, सुसज्जित, सहित, युक्त 6. उत्पन्न दे» सम्‌ 
पूर्वक घा । 

संहिता [संहित +-टाप्‌] 1. सम्मिश्रण, संध, संयोजन 
2. संचय, संकलन, संग्रह 3. कोई पद्य या गद्यसंग्रह 
जिसका क्रम सुव्यवस्थित हो 4. विधि या कानूनों का 
संग्रह या संकलन, (किसी विषय के) नियम 
नियमावली, सारसंग्रह, मनुसंहिता £. बेद का क्रमबद्ध 
मंत्रपाठ, या विभिन्न शाखाओं के अनुसार उच्चारण- 
सम्बन्धी परिवर्तनों से युक्त पदपाठ--पदप्रकृतिः 
संहिता नि० 6. (व्या० में) सन्धि के नियमों के 
अनुसार वर्णो का मेल पा० १।४।१०२९, वर्णानामति- 
शयितः संनिधिः संहितासज्ञः स्थात्‌ सिद्धा०, या. 
वर्णानामेक्राणयोगः संहिता 7. विश्व को संघटित 
रखने वाली शक्ति, परमात्मा । 

संहृति (स्त्री) [सम्‌ | हवे क्तिन्‌ | चौखमा, चिल्लाना, 
भारी हंगामा, अत्यन्त शोरगुल । 

संहृत (भू० क० कृ०) [ सम्‌+-हृ+क्त ] 1. मिलाकर 
खींचा हुआ >. सिकोड़ा हुआ, संक्षिप्त किया हुआ। 
3. वापिस लिया हुआ, पीछे खींचा हुआ 4. संचित, 
संगृहीत 5. पकड़ा हुआ, हाथ डाला हुआ 6. दबाया 
हुआ, नियन्त्रण में रकखा हुआ 7. नष्ट किया हुआ । 


संहृतिः (स्त्री?) [सम्‌-ह--क्तिन्‌ | 1. सिकुइतं, 
भींचना 2. विनाश, हानि 3. लेना, पकड़ना 
4. प्रतिबेन संचय । 


संहृष्ट (भू क० कृ०) [ सम्‌-{-हृषु~'-कत ] 1. पुलकितः 
या हषं से रोमांचित, प्रसन्न 2. जिसके रोंगटे खड़े हैं 
या जो काँप रहा हुँ 3. स्पर्धा के भाव से उद्दीष्त । 

संह्वादः [ सम्‌-- कृदू+घव्म ] 1. शोरगुल, चीत्कार, 
होहल्ला 2. कोलाहल । 

संह्णीण (वि०) [ सम्‌+-ह्वीञ-कत | 
शर्मीला 2. सर्वथा लज्जित । 

सकट (वि०) | कटेन अशुचिना शमादिना सह वर्तेमानः ] 
बुरा; कुत्सित, दुष्ट । 

सकण्टक (वि०) | कण्टेन सह कप्‌, व० स० | 1. कांटेदार, 
चुभने वाला 2. कष्टप्रद, भयानक, - कः जलीय पौधा, 
शेवल दे० । 

सकम्प, सकस्पन (वि०) [कम्पेन, कम्पमेन सह वा, व० स०] 
कांपता हुआ, थरथराता हुआ ! 


1. विनयशी ल, 


( १०५४ ) 


सकरुण (वि०) 
दयालु । 

सकर्ण (वि०) (स्त्री? र्णा,--र्णी) | कर्णेन श्रवणेन 
सह--ब० स० ] 1. कान वाला, जिसके कान हों 
2. सुनने बाला, श्रोता । 

सकर्मक (वि०) | कर्मणा सह कप्‌ ब० स० | 1. कर्मशील 
या कर्मकर्ता 2. (व्या० में) कमं रखने वाला, (क्रिया) 
कर्म से युक्त । 

सकल (वि०) [ कल्या कलेन सह वा--ब० स० ] 
1. भागों सहित 2. सब, समस्त, पूरा, पुर्ण 3. सब 
अंकों से युक्त, पूरा (जेसे कि चाँद) यथा 'सकलेन्दु- 
मुखी' में 4. मुदु या मन्द स्वर वाला । सम० वर्ण 
(वि०) (अर्थात्‌ पद या वाक्य) क और ल वर्णो से 
युबत अर्थात्‌ झगड़ालू, (अर्थात्‌ -- कलह) 
>-नल० २1१४ | 

सकल्प (वि०) [ कल्पेन सह ब० स० ] यज्ञ संबन्धी कृत्यों 
से युक्त, वेद के कर्मकाण्ड का अनुष्ठाता,-मनु० 
२।१४०,--ल्पः शिव । 

सकाकोलः [ काकोलेन सह--ब० स० ] इक्कीस नरकों 
में से एक नरक दे० मनु० ४८९ । 

सकाम (वि०) | कामेन सह--ब० स० ] 1. प्रेमपूरित, 
प्रणयोन्मत, प्रिय 2. कामनायुक्त, कामी 3. लब्धकाम, 
तुष्ट, तृप्त,--काम इदानीं सकामो भवतु--श० ४, 
-~सम्‌ (अव्य) 1. प्रसन्नतापूर्वक 2. संतोष के 
साथ 3. विश्वासपूर्वक, निस्सन्देह । 

सकाल (वि०) [ कालेन सह, ब० स० ] ऋतु के अनुकूल, 
समयोचित, लम्‌ (अव्य०) कालानुरूप, समय से 
पूवं, ठीक समथ पर, तड़के । 

सकाश (वि०) | काशेन सह--ब० स० ] दर्शन देने 
वाला, दृश्य, प्रस्तुत, निकटवर्ती, शः उपस्थिति, 
पड़ौस, सामीप्य, (सकाशम्‌, सकाशात्‌--क्रि० वि० 
की भांति प्रयुक्त, 1. निकट 2. निकट से, पास से) 

सकुक्षि (वि०) [ सह समातः कुक्षिः यस्य--ब० स०] 
एक ही कोख से उत्पन्न, एक ही माता से जन्म लेने 
वाला, सहोदर, (भाई आदि) । 

सकुल (वि०) | कुलेन सह ब० स० ] 1. उच्चवंश से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. एक ही कुल में उत्पन्न 
3. एक ही परिवार का 4. सपरिबार, लः 1. रिइते- 
दार 2. एक प्रकार की मछली, सकुली । 

सकुल्यः [ समाने कुले भवः--सकुल | यत्‌ ] 1. एक ही 
परिवार का 2. एक ही गोत्र का परन्तु दूर का 
रिश्तेदार, जेसे कि चौथी, पांचवीं, छठी या सातवीं, 
"आठवीं अथवा नवीं पीढ़ी का 3. दूरवर्ती रिश्तेदार । 

सक्ृत्‌ ( अव्य०) [ एक -सुचू, सकृत्‌ आदेश, सुचो 
लोप: | 1. एक बार सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या 


[ करुणया सह : ब०-स० ] कोमल, 


प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ 
~ मनु० ९।४७ 2. एक समय, एक अवसर पर, पहले, 
एक दफा--सकृत्कृतप्रणयोऽयं जन:--श० ५ 3. तुरन्त 
4. साथ साथ--पुं०, स्त्री) मल, विष्ठा (प्रायः 
'शकृत्‌' लिखा जाता हे । सम०-गर्भा 1. खच्चर 
2. एक ही बार गर्भवती होने वाली स्त्री,--प्रजः 
कौवा, --प्रसुता, - प्रसूतिका 1. वह स्त्री जिसके केवल 
एक ही सन्तान हुई हो 2. वह गाय जो केवल एक ही 
बार ब्याई हो,--फला केले का वृक्ष । 

सकंतव ( वि० ) [ कंतवेन सह--ब० स० ] धोखा देने 
वाला, जालसाज्ञ,- बः ठग, धूर्त । 

सकोप ( वि०) [ कोपेन सह--ब० स० ] क्रुद्ध, कुपित, 
- षम्‌ ( अव्य० ) क्रोधपूरवंक, गुस्से से । 

सक्त (भू० क० कृ०) [ संजू--क्त ] 1. चिपका हुआ, 
लगा हुआ, संपृक्त 2. व्यसनग्रस्त, भक्त, अनुरक्त, 
शौक़ीन सक्त।सि कि कथय वेरिणि मौयंपुत्रे-मुद्रा० 
२1६ 3. जमाया हुआ, जड़ा हुआ--रघु० २।२८ 
4. सम्बन्ध रखने वाला। सम०-_बँर ( वि० ) 
शत्रुता में प्रवृत्त, लगातार विरोध करने वाला--श० 
२।१४। 

सक्तिः (स्त्री) ) [ सञ्ज्‌+-क्तिन्‌ ] 1. संपर्क, स्पर्श 
2. मेल, सङ्गम, --सक्ति जवादपनयत्यनिले छता- 
नाम्‌--कि० ५।४६ 3. अनुराग, आसक्ति, भक्ति 
( किसी वस्तु के प्रति ) । 

सक्तु ( पु० ब० व०) [ सञ्ज्‌+-तुन्‌-किच्च ] सत्तू, जौ 
को भून कर फिर पौस कर बनाया हुआ आटा, जौ से 
तैयार किया गया भोजन भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति 
वयं वृत्ति समीहामहे--भतृं० ३।६४। 

सक्थि ( नपु० ) [ सञ्ज्‌- क्थन्‌ ] 1. जंघा (समास में 
उत्तार, पूर्व तथा मृग शब्द के पश्चात्‌ या जब समास 
में तुलना अभिप्रेत हो तो 'सक्थि' को बदल कर 
सिक्थ' हो जाता हूँ, दे० पा० ५।४।९८ ) 2. हड्डी 
3. गाड़ी का लटूठा । 

सक्रिय (वि०) [क्रियया सह-ब० स०] फुर्तीला, गतिशील । 

सक्षण (बि०) [ क्षणेन सह--ब० स० ] जिसके पास 
अवकाश हो ।' 

सखि (पुं०) [ सह समानं स्थायते स्या-{-डिन्‌ नि० ] 
(कतुं ० सखा, सखायौ सखायः, कर्म सखायं, सखायौ, 
संबं०, ए० व० सख्युः अधि० ए० व० सख्यौ) मित्र, 
साथी, सहचर, तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम तत्तवैव 
"उत्तर? ५।१०, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः 
=कि० १।१०, (समास के अन्त में 'सखि' शब्द 
बदल कर 'सख' हो जाता हुं वनितासखानाम्‌- कु० 
१।१०, सचिवसख:--रघु० ४।८७, १।४८, १२।९, 
भट्टि० १।१) । 


( १०५५ ) 


सखी [ सखि-!-डोप्‌ ] सहेली, सहचरी, नायिका की 
सहेली, --नृत्यति युवतिजनेनं समं सखि विरहिजनस्य 
दुरन्ते -गौत० १] 

सख्यम्‌ [ सख्युर्भावः यत्‌ | 1. मित्रता, घनिष्ठता, मैत्री, 
--मुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने ह्री रघु० १२। 
५७, समानश्चीलव्यसनेषु सख्यम्‌ - सुभा० 2. समानता, 
-- ख्यः मित्र । 

सगण (वि०) [ गणेन सह--ब० स० ] दल बल सहित 
उपस्थित, -णः शिव का विशेषण । 

सगर (वि०) [गरेण सह--ब० स०] विर्षला, जहरीला,-रः 
एक सूयंवंशी राजा । (यह बाहुराजा का पुत्र था, गर 
सहित पैदा होने के कारण इसका सगर पड़ा क्योंकि 
इसकी माता को इसके पिता की दूसरी पत्नी ने विष 
दे दिया था । सुमति नाम की इसकी पत्नी से इसके 
साठ हजार पुत्र हुए । इसने ९९ यज्ञ सफलता पूर्वक 
सम्पन्न किये, परन्तु जब सोवाँ यज्ञ होने लगा तो इन्द्र 
ने इसका घोड़ा उड़ा लिया और पाताल लोक ले गया! 
इस बात पर सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को 
घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया, जब इस पृथ्वी पर घोडे 
का पता न लगा तो वह पाताल में जाने के छिए इस 
पृथ्वी को खोदने लगे, ऐसा करने पर समुद्र की सीमाएँ 
बढ़ गई और इसीरिए वह सागर के नाम से 
विख्यात हुआ -तु० रघु० १३।३, जब उन्हें कपिल 
ऋषि के दर्शन हुए तो उन्होंने उस पर घोड़ा चुराने 
का आरोप लगाकर बुरा भला कहा । ऋषि के शाप 
से वे साठ हजार पुत्र तुरन्त भस्म हो गए । फिर 
कई हजार वर्ष के पश्चात्‌ उन्हीं का वंशज भगीरथ गंगा 
को पाताल लोक ले जाने में सफल हुआ, वहां उसने 
उनकी भस्म को गंगा जल से सींच कर पवित्र किया 
तथा इस प्रकार उनकी आत्माओं को स्वर्ग में 
भिजवाया) । 

सगभं:,-भ्यंः [सह समानो गर्भौ यस्य-ब० स०, समाने गभे 
भवः यत्‌ वा] सहोदर भाई -महावीर० ६।२७। 

सगुण (वि०) [गुणेन सह-ब० स०] 1. गुणवान्‌ गृणों से 
युक्त 2. अच्छे गुणों से युक्त, सद्गुणी 3. भौतिक 
4. (धनुष की भांति) डोरी से सुसज्जित, ज्यायुक्त 
5. साहित्यिक गृणों से युक्‍त । 

सगोत्र (वि०) [सह समानं गोत्रमस्य-ब० स०] एक ही 
कुल में उत्पन्न, बन्धु, रिश्तेदार, त्रः 1. एक ही पूर्वज 
की सन्तान, श० ७ 2. एक ही कुल का, श्राद्ध, पिण्ड, 
तर्पण साथ करने वाळा व्यक्ति 3. दूर का रिब्तेदार 
4. परिवार, कुल, वंश । 

सग्धिः (स्त्री) [अद्‌ ‡-क्तिन्‌ नि० ग्धि, सहस्य सः] साथ- 
खाना, मिलकर भोजन करना । 

सङ्कट (वि०) [सम्‌--कटच्‌, सम्‌+कट्‌---अच्‌ वा] 


1. संकरा, सिकुड़ा हुआ, भीड़ा, सकीर्ण 2. अभेद्य, 
अगम्य 3. पूण, भरा हुआ, जडा हुआ, झालरदार 
"संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेगृंहस्थता-महावीर० 
४1३३, उत्तर» १६, टम्‌ 1. भीड़ा रास्ता, संकीर्ण 
घाटी, तंग दर्रा 2. कठिनाई, दुर्दशा, जोखिम, डर, 
खतरा संकटेष्वविषण्णधी:-का०, संकटे हि परीक्ष्यन्ते 
प्राज्ञा: शूराश्च संगरे कथा० ३१।९३। 

सङ्कथा [सम्‌+-कथ्‌ +-अ~-टाप्‌ | समालाप, बातचीत । 

सङ्करः [सम्‌ +-कृ +अप्‌] 1. सम्मिश्रण, मिलावट, 
अन्तमिश्र्ण श° २ 2. साथ मिलाना, मेल 
3. (जातियों का) मिश्रण या अव्यवस्था, अन्तर्जातीय 
अवेध विवाह जिसका परिणाम मिश्रजातियाँ हैं 

चित्रेषु वर्णसंकरः का०, भग०, १४२, मनु० 

१०।४० 4. (अलं०) दो या दो से अधिक आश्रित 
अलंकारों का एक ही सन्दर्भ में मिश्रण (विप० 
संसृष्टि जिसमें अलंकार स्वतन्त्र होते.हैँ अविश्रान्ति- 
जुषामात्मन्य ङ्गाङ्भित्वं तु संकरः--काव्य० १०, या 
-अङ्गाङ्भित्वेऽलङ्कृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ । संदिग्धत्वे 
च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः - सा द० ७५७ 
5. धूल, बुहारन, कूडाकरकट,--री दे० नी० 
संकारी । 

सङ्र्षणम्‌ [सम्‌-+-क्ृष्‌ --ल्युट | 1. मिलकर खींचने. की 
क्रिया, सिकुड़न 2. आकर्षण 3. हल चलाना, खूड 
निकालना-- णः बलराम का नाम--संकर्षणात्तु गर्भस्य 
स हि संकर्षणो युवा हरि०। 

सङ्कलः [सम्‌ +-कल्‌+-अच्‌ (भावे)] 1. संग्रह, संचय 
2. जोड़ । 

सङ्कलनम्‌ -ना [सम्‌ +-कल्‌+-ल्यृट्‌] 1. ढेर लगाने की 
क्रिया, 2. संपर्क, संगम 3. टक्कर 4. मरोडना, ऐंठना 
5. (गणि० में) योग, जोड़ । 

सङ्कलित (भू० क० कृ०) [सम्‌ --कलू-|-क्‍्त] 1. ढर 
लगाया गया, चट्टा लगाया गया, संचित किया गया 
2. साथ-साथ मिलाया गया, अन्तमिश्रित 3. पकड़ा 
गया, हाथ में लिया गया 4. जोड़ा गया। 

सङ्कल्प: [ सम्‌-- कप "घडा, गुणः, रस्य लः | 1. इच्छा- 
शक्ति, कामनाशक्ति, मानसिक दृढ़ता,--कः कामः 
संकल्प:--दश० 2. प्रयोजन, उद्देश्य, इरादा, विचार 
3. कामना, इच्छा सङ्कुल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते--रघु० 
१४१७ 4. चिन्तन, विचार, विमर्श, उत्पक्षा, 
कल्पना तत्संकल्पोपहितजडिमस्तम्भमभ्येति गात्रम्‌ 
मा० १।३५, वृथैव सङ्कल्पशतेरजस्रमन ङ्ग नीतोऽसि 
मया विवृद्धिम्‌ -श° ३।४ 5. मन, हृदय,--मा० 
७२ 6. कोई धामिक कृत्य करने की प्रतिज्ञा 
7. किसी ऐच्छिक पुण्यकार्य से फल की आशा । सम० 
-ण्जः,-ण्जन्मन्‌ (पुं०) _ योनिः कामदेव के विशेषण 


( 


उभगबन्स कुलायोने--मालवि० ---४, कु० ३१२४, --रूप 
(वि०) ?. ऐच्छिक 2. इच्छा के अनुरूप । 

सङ्कुसुक (वि०) | सम्‌--कस्‌ -- उकठ्य ] 1. अस्थिर 
चंचल, परिवर्तनशील, अनियमित 2. अनिश्चित 
संदिग्ध 3. बुरा, दुष्ट 4. निर्वेळ, वलहीन, कमजोर । 

सङ्कारः [ सम्‌--कू+-घव्म | 1. धल, बुहारन, कुडाकरकट 
2. ज्वालाओं के चटखने का शब्द । 

संङ्कारी [ संदहार॑+डोयू | वह छड़की जिसका कौमार्य 
अभी अभी भंग हुआ हो, नई दुळहिन । 

सङ्काश (वि०) [ सम्‌ -;-काश्‌ + जन्‌ | !. सदृश, समान, 
मिलता-जुळता (समास के अन्त में) अग्नि”, हिरण्य 


2. निकट, पास, नजदीक, शः 1. दर्शन, उपस्थिति 
पड़ोस । 
सड्धिल: [ सम्‌ |- किल +-क ] जळती हुई लकड़ी, जळती 
हुई मशाल । 


सङ्कीर्ण (भू० क० कु०) [सम्‌--करजक्त ] 1. साथ 

साथ मिलाया हुआ, अर्न्तामश्चित 2. अव्यवस्थित, 

विभिन्न 3. विसरा हुआ, फेला हुआ, खचाखच भरा 

हुआ 4. अस्पष्ट 5. दान बहाता हुआ, नशे में चर 

हि० ४१७ 6. वर्णसंफर जाति का, अपवित्रकुल 

या संकरजाति में जन्मा हुआ 7. हरामी, दोगला 

8. तंग, संकुचित, णं: 1. संकर जाति का व्यक्ति, 

2. मिश्रस्वर 3. वह हाथी जिसके मस्तक से मद 

बहता हो, मस्तहाथी,-र्णम्‌ कठिनाई । सम» जाति, 

नि (वि०) वर्गेसंकर, दोगळी नस्ल का, (जैसे 

कि खच्चर), --युद्धम्‌ अव्यवस्थित लड़ाई, रणसंकुल । 

सद्दी्तेनम-ता [सम्‌ ¦ कृत |-णिच्‌ :-ल्युटू, ईत्वम्‌ ] 

1. प्रशंसा करना, सराहना, स्तुति करना 2. (किसी 

देवता का) स्श्लोगान करना 3. भजन के रूप में 
किसी देवता के नाम का जप करना । 

सइकुचित (भू० क० कु०) सम्‌ +-कुच्‌ +-क्त | 1. सिकोड़ा 

आ, संभिप्त किया हुआ छङ्कापतेः सङ्कुचित यशो 


यत्‌ विक्रमांक० १1२७ 2. सिकुड़न वाला, झुरियाँ 
पड़ा हुआ 3. डका हुआ, वंद किया हुआ 4. आवरण । 


(वि) 


सङ्कुल [ सम्‌ + कुल -क | 1. अव्यवस्थित 
2. आकोर्ण, खचालच भरा हुआ, पूर्ण-नक्षत्रताराग्रह 
सङ्कुलापि ज्योतिष्मती नन्द्रमसेव रात्रि:-रघु ० ६।२ 
मा० १।२ 3. विक्त ?. असंगत,---लम्‌ 1. भीड़, 
जमघट, भीड़मा इ, संग्रह, छत्ता, झुंड,-महतः परिजनस्य 
सङ्कुलेत विमटिताया तस्यामागतोऽस्मि-मा० १ 
2. अव्यवस्थित लडाई, रणसंकुछ 3. असंगत या 
परस्पर-विरोधी भाषण---उदा०--यावज्जीवमहं मौनी 
ब्रह्मचारी च मे पिता । माता तु मम वन्ध्येव पुत्रहीन 
पितामहः ॥ 

सर्ज: [ सम्‌+कित्‌+ घर ] 


1. इशारा, गत 


१०५६ ) 
निज्ञान, अंगत्रेष्टा, सुझाव-मुद्रा० १ 3. इंगितपरक 
हल, निशानी, प्रतोक +. सहमति, सम्मिकन सतो 
गृह्यते जातौ गुणद्रव्यकियासु च सा० ४० १२ 
ॐ. प्रेमी प्रेमिका का पारस्परिक ठहराव, नियुक्ति, 
(प्रेमी या प्रेमिका के मिलने का) निदिष्ट स्थान 
नामसमेतं कृतस छूतं वादयते मृदु वेणुम्‌ गीत० ५ 
6. {प्रेमियों का) सिळन-स्थल, समागम-स्थान 


कान्ताथिनी चु या याति संकेतं साभिसारिका 
अमर० 7. प्रतिबंध, शर्ते 8. (व्या० में) संक्षिप्त 
विवृति, सूत्र । सम» - गृहम्‌, --निकेतनभ्‌,--स्था- 
नम्‌ निदिष्ट स्थान, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन- 
स्थान । 
स्तक: [स दृत -:-कन्‌ | 1. सहमति, सम्मिलन 2. नियुक्ति 
निर्देशन 3. प्रेमी और प्रेमिका का मिळन-स्थान :. वह 
प्रेमी या प्रेमिका जो मिलने के लिए समय या स्थान 
का संकेत करे . सङ्केतके चिरयति प्रवरो विनोदः 
--मृच्छ० ३।३ । 
सञ्केतित (वि०) {स ङ्कंतय-इतच्‌] 3. ठहराया हुआ, मिल- 
कर नियमानुसार निर्धारित, साक्षात्संकेतितं योऽर्थ- 
मभिधत्ते स वाचक:--काव्य ० 2. आमन्त्रित, बुलाया 
हुआ । 
सङ्कोचः [सम्‌ -+-कुच्‌ +-घञा] 1. सिकुड़ना, शिकत पड़ना 
2. संक्षेपण, न्यूनीकरण, भींचता 3. त्रास, भय 4. बंद 
करना, मूँदना 5. वांधना 5. एक प्रकार की मछली, 
चम्‌ केसर, जाफ्रान । 
सङ्क्रन्दनः [सम्‌ ]-क्रन्द्‌ -†- त्युट्‌] श्री कृष्ण का नाम । 
सङ्क्रमः {सम्‌ +-क्रम्‌ञ-घञ्य्‌] 1. सहमति, संगमन, 
साथ जाना 2. संक्रान्ति, यात्रा, स्थानान्तरण, प्रगति 
3. किसी ग्रह का एक राशिचक्र से दूसरी राशि में 
जाना 4. गमन करना, यात्रा करना,--मः मम्‌ 
1. कठिन या संकरा मार्ग 2. सेतु. पुल नदीमार्गेष्‌ - 
च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ महा ० ७. किसी लक्ष्य की 
प्राप्ति का साधन, तामेव संक्रमीकृत्य दश०, सो- 
ऽतिथिः स्वगंसडक्रम:---पंच० ४।२। 
सङ्क्रमणम्‌ [सम्‌ -क्रमू--ल्यट| 3. संगमन, सहमति 
संक्रान्ति, प्रगति, एक विन्दु से दूसरे बिन्दु पर 
जाना 3. सूयं का एक रासि से दूसरी राशि में जाना 
4. सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने का दिन 5. मागें । 
सङ्क्रान्त (भू क० कृ०) [सम्‌ --क्रम्‌ + क्त] 1.`` “में से 
गया हुआ, प्रविष्ट हुआ 2. स्थानान्तरित, न्यस्त, 
समपित--उत्तर० १1२२ 3. पकड़ा, ग्रस्त 4. प्रति- 
फलित, प्रतिविवित 5. चित्रित । 
सङ्क्रान्तिः (स्त्री ०) [सम्‌ +- क्रम्‌ --क्तिन | 1. संगमन, मेल 
2. एक विन्दु से दूसरे बिन्दू तक का मार्ग, अवस्थांतर 
3. सूर्यं या किसी और ग्रहपुंज का एक राशि से 


( १०५७ ) 


दूसरी राश्षि में जाने का मार्ग 4. स्थानान्तरण, (किसी 
दूसरे को) सौंपना-संपातिता: ' 
उत्तर० ३1१६ 5. (अपना ज्ञान दूसरों तक) 

हस्तान्त रित करना, {दूसरों को) विद्यादान की शक्ति 
--विवादे दर्शयिष्यन्तं क्रियासडक्रान्तिमात्मनः-- 
मालवि० १११८, शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
सङक्रान्तिरन्यस्य विशेषयृक्ता--१।१६ 6. प्रतिमा 
प्रतिविब 7. चित्रण । 

सङ्क्राम दे० 'संक्रम' । 

सङ्क्रीडनम्‌ [सम्‌-- क्रीड --ल्यूट्‌] मिल कर खेलना । 

सङक्लेदः | सम्‌ +-क्लिद्‌-घञ्ञ्‌ | 1. तरी, नमी 2. गर्भा- 
घान के पश्चात्‌ प्रथम मास में त्वित होने वाला रस 
जिससे भ्रूण के आरंभिक रूप का निर्माण होता हूँ। 

सङ्क्षयः [सम्‌ --क्षि--अच्‌] 1. विनाश 2. पूर्ण विनाश या 
उपभोग 3. हानि, बर्बादी 4. अन्त 5. प्रलय । 


सैङ्क्षिप्तिः (स्त्री०) [सम्‌-- क्षिप्‌--क्तिन्‌] 1. साथ साथ 
कना 2. भींचना, संक्षेपण 3. फेंकना, भेजना 4. घात 
में रहना । 
सङ्क्षेपः [सम्‌ ! क्षिप्‌- घडा] 1. साथ साथ फेंकना 
2. भींचना, छोटा करना 3. लाघव, संहृति 4. निचोड, 
सारांश 5. फेंकना, भेजना 6. अपहरण करना 7. किसी 
अन्य व्यक्ति के कार्य में सहायता देना (संक्षेपेण, 
संक्षेपतः (क्रि वि०) थोड़े अक्षरों में, संहरण करके, 
संक्षेप में) 
सङक्षेपणम्‌ [सम्‌ +-क्षिप्‌ +ल्युट्‌] 1. ढेर लमानः 2. छोटा 
करना, लघूकरण 3. भेजना । 


सङ्क्षोभः [सम्‌-+क्षुभ्‌+-घञ्य्‌] 1. आन्दोलन, कंपकपो 
2. बाधा, हलचल- मुच्छ० १ 3. उथल पुथल, उलट 
पुलट 4, घमंड, अहंकार ! 


सङ्ख्यम्‌ [ सम्‌ }-ख्या+-क | संग्राम, युद्ध, लड़ाई सङ्ख्यं 
द्विषां वीररसं चकार ` विक्रम० १।६७, ७० वेणी० 
३।२५, शि० १८।७० । 
सङ्ख्या [ सम्‌ +-ख्या+-अङ+-टाप्‌ ] 1. गणना, गिनती 
हिसाब लगाना सङ्ख्यामिवंषां भ्रमरश्चकार रघु० 
१६।४७ 2. अंक 3. अंकबोघकं 4. जोड़ 5. हेतु, समझ, 
प्रज्ञा 6. विचार, विमर्श 7. रीति। सम०--अतिष, 
ना अतीत (वि०) असंख्य, अनगिनत, गणनातीत, 
- बाचक (वि०) संख्या बोधक (कः) अंक । 
सङ्ख्यात (भू ० क० क०) [ सम्‌+ ख्या-क्त ] 1. गिना 
गया 2. हिसाव लगाया गया, गिना हुआ, तम्‌ अंक, 
ता एक प्रकार की पहेली । 
सङ्ख्यावत्‌ (वि०) [ सङ्ख्या+-मतुप्‌ | 1. संख्या वाला 
2. हेतु से युक्त -पुँ० विद्वान्‌ पुरुष । 
सङ्ग; [ सञ्ज्‌ भावे घञ्‌ ] 1. साथ मिलना, सम्मिलन 
2. मिळना, मेल, संगम (जैसे नदियों का) 3. स्पर्श 


१३३ 


'पयसो मण्डूषसङ्क्रान्तयः 


| 


सम्पर्क 4. संगति, साहचर्य, मत्री, अनुराग ` स॒तां 
सङ्भिः सङ्ग: कथमपि हि पुण्येन भवति--उत्तर० २।१, 
संगमनुग्रज्‌ संगति में रहना, मंडली में रहना,-मृयाः 
मृयेः सङ्गमनुव्रजन्ति सुभा० 5. अनुरक्ति, प्रीति, 
अभिलाषा--ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते 
भग० २।६२ 6. सांसारिक विषयों में आसक्ति 

मनुष्यों के साथ साहचर्य दोर्मत्र्यान्नुपतिविनदयति 
यतिः सङ्गात्‌ भवुँ० २४२ 7. मुठभेड, लड़ाई । 

सङ्गणिका [ सम्‌ +-गण्‌ +प्बुल --टाप्‌, इत्वम्‌ | श्रेष्ठ या 
अनुपम प्रवचन । 

सङ्गत (भू० क० कृ०) [ सम्‌ -गम्‌ +क्त | 1. मिला 
हुआ, जुड़ा हुआ, साथ साय आया हुआ, साहचर्य से 
युक्त 2. एकत्रित, संचित, संयोजित, सम्मिलित 
3. प्रणयग्रन्थि में आबद्ध, विवाहित 4. मैथुन द्वारा 
मिला हुआ 5' साथ साथ भरा हुआ, समुचित, 
यक्तियुक्त, संवादी. श० ३5. से युक्त ( जेसे कि 
ग्रहों से) 7. शिकनवाला सिकुड़ा हुआ, ` दे० सम्‌ 
पूर्वक 'गम्‌', तम्‌ 1. मिलाय, सम्मिलन, मे्ी,-विक्रम० 
५1२४, श० ५।२३ 2. समाज, मण्डलो 3. परिचय, 
मित्रता, घनिष्टता-कु० ५1३९ 4. सामंजस्यपूर्ण या 
सुसंगत वाणी, युक्तियुक्त टिष्पण । 

सङ्गतिः (स्त्री) [ सम्‌+-गम्‌ --बिंतन्‌ | 1. मेल, मिलना 
संगम 2. संसर्ग, सहयोगिता, साहचयं, पारस्परिक 
मेलजोल मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञम्‌ रघु० ७1१५ 

मेथुन 4. दर्शन करना, बार वार  आना-जाना 

योग्यता, उपयुक्तता, प्रयोगात्मकता, संगत, सम्बन्ध 

दुर्घटना, देवयोग, आकस्मिक घटना 7. ज्ञान 

अधिक जानकारी के लिए पृच्छा । 

सद्धूमः | सम्‌--गम्‌+-अप्‌ ] 1. मिलना, मेल - विक्रम० 
४1३७, रघु० १२।६६, ९० 2. साहचर्य, संगति, सह- 
योगिता, पारस्परिक मेलजोल --जेसा कि 'सब्ड्रि:संगम 
में 3. सम्पर्क, स्पर्श--रघु० ८।४४ 4. मैथुन या रति 
क्रिया अयं स ते तिष्ठति सङ्गमोत्सुकः -श० ३११४, 
रघु० १९।३३ 5. (नदियों का) मिलना; संगम 
स्थान गङ्कायमुनयोः सङ्गमः 6. योग्यता, अनुंकूलत 
7. मुठभेड़, लड़ाई 8. (ग्रहों का) संयोग । 

सङ्कमनम्‌ [सम्‌+ गम्‌ +ल्युट्‌] मिलना, मेल, दे० 'सङ्गम'। 

सङ्करः [ सम्‌+-गृ--अप्‌ | 1. प्रतिज्ञा, करार, --तथेति 
तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्सङ्गरमग्रजन्मा -रघु० 
५1२६, ११।४०, १३।०५ 2. स्वीकृति, हाथ में लेना 
3. सौदा 4. संग्राम, युद्ध, लड़ाई--अतरस्त्वभुजौजसा 
मुहुमंहतः सङ्गरसायरानसौ शि० १६।६७ 5. ज्ञान 
6. निगल जाना 7. दुर्भाग्य, संकट 8. विष । 

सङ्कवः [ संगता गावो दोहनाय अत्र-नि० | प्रातःस्नान के 
तीन मुहूर्तं बाद का समय जो दिन के पाँच भागों में 


~ 


9० ७ (79 


( १०५८ ) 


से दुसरा हँ, और जव गाय दृहने क बाद चरने के 
लिए ले जाई जाती हँ । 
सङ्भादः [सम्‌ -: गद्‌-+ घञ्ग्‌ | प्रवचन, समालाप, बातचीत । 
सजिन्‌ (वि०) [सञ्ज +विनुण्‌] 1. संयुक्त, मिला हुआ 
2. अनुरक्त, भक्त, स्नेहशील--श० ५११, रघु० 
१९।१६, मालवि० ४२, भग० ३।२६, १४1१५ | 
सद्भीत (भू? क० क्ृ०) [सम्‌ --गै4-क्त] मिलकर गाया 
हुआ, सहगान, सम्मिलित कण्ठों से गाया हुआ, - तम्‌ 
1. सामूहिक गान, बहुत से कण्ठों से मिलकर गाया 
जाने वाला गान,--जगु: सुकण्ठयो गन्धर्व्यः सङ्गीतं सह- 
भर्तृका:--भाग० 2. गायन, मधुर गायत, विशेषतः 
वह गायन जो नृत्य तथा वाद्ययन्त्रो के साथ गाया 
जाय, त्रिताछ युक्त गान गीतं वाद्यं नर्तनं च त्रयं 
सङ्गीतमुच्यते; किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः 
सङ्गीतात्‌ श० १, मृच्छ० १ 3. संगीत गोष्ठी, 
सहसंगोत 4. नृत्य वाद्य के साथ गाने की कला-भतुं ० 
२।१२। सम० अर्थः 1. संगीत प्रदर्शन का विषय 
2. संगीतशाला के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण 
मेघ० ५६,--शाला गायनालय,-मा० २,-कास्त्रम्‌ 
गानविद्या । 
सङ्गोतकम्‌ [सङ्गीत -+- कन्‌] 1. संगीतगोष्ठी, सुरताल से युक्त 
गान 2. सार्वजनिक मनोरंजन जिसमें नाच-गाना हो । 
सङ्झोर्ण (भू. क० कृ०) [मम्‌+-म्‌-+-क्त] 1. सम्मत, 
स्वीकृत 2. प्रतिज्ञात । 
सङ्ग्रहः | सम्‌ । ग्रह |-अप्‌ ] 1..पकड़मः, ग्रहण करना 
2. मुट्ठी वाधना, चंगुल, पकड़ 3. स्वागत, प्रवेश 4. संर- 
क्षण, प्ररक्षण-तया ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ 
मनु» ७।११४ 5. अनुग्रहण, प्रसादन, आदर-सत्कार 
करना, पालन-पोषण करना मनु० ३।१३८, ८।३११ 
6. भरना, संग्रह करना, एकत्र करना, संचय करना 
-- तैः कृतप्रक्रतिसडग्रहः - रघु० १९५५, १७।६० 
7. शासन करना, प्रतिबंध लगाना, नियन्त्रण करना 
8. राशोकरण 9. संयोजन 10. संघट्रीकरण (एक 
प्रकार का संयोग) 11. सम्मेल करना, अवधारणा 
12. सकलन 13. सारांश, सार, संक्षेपण, सारसंग्रह 
~सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये भग० ८।११, इसी प्रकार “तर्क 
सङग्रह' 14. जोड़, राशि, समष्टि --करणं कर्म कर्तेति 
लिविध: कमंसङ्ग्रहः भग० १८।१८ -15. तालिका, 
सूची 16. भंडारगृह 17. प्रयत्न, चेष्टा 18. उल्लेख, 
हवाला 19. बड़प्पन, ऊंचापन 20. बेग 21. शिव 
का नाम । 
सङ्ग्रहणम्‌ [सम्‌ | ग्रह +ल्युट्‌] 1. पकड़ना, ले लेना 
2. सहारा देना, प्रोत्साहित करना 3. संकलन करना, 
संचय करना 4. गड्ड-मड्ड करना 5. मंढना, जड़ना 
~-कनकभूषणसङ्ग्रहणोचितः (मणि:)--पंच० १।७५ 


6. मैथुन, स्त्रीसंभोग 7. व्यभिचार . मनु० ८1६, 
७२, याज० २।७२ 8. आशा करना 9. स्वीकार 
करना, प्राप्त करना,--णी पेचिस । 

सङ्ग्रहोत्‌ (पुं) [सं+-ग्रह+-तृच्‌] सारथि । 

सङ्ग्रामः [सङ्ग्राम्‌ ] अच्‌] रण, युद्ध, लडाई-सङ्ग्रामाङ्गण- 
मागतेन भवता चापे समारोपिते--काव्य ० १०। सम० 
-जित्‌ (वि०) युद्ध में जीतने वाला,--पव्हू: युद्ध 
में बजाया जाने वाला एक बड़ा भारी ढोल । 

सङ्ग्राहः [सम्‌ +-ग्रह्‌--घञ्‌] 1. हाथ डालना, ले लेना 
2. बलात्‌ छीन लेना 3. मुट्ठी बांधना 4. तलवार 
की मूठ । 

सङ्कः [सम्‌ +हन्‌+-अप्‌, टिलोपः, घत्वम्‌] 1. समू ह, संग्रह, 
समुच्चय, झुण्ड जंसा कि महषिसद्ध, मन्‌ष्यसङ्क 2. एक 
साथ रहने वाले लोगों का समूह । सम० शारिन्‌ 
(पुं) मछली,-- विन्‌ (पुं) किराये का मजदूर, 
कुली, वृत्ति (स्त्री०) संघटनवृत्ति । 

सङ्कटना [ सम्‌ +-धत्‌ +-णिच्‌ +युच्‌ +-टाप्‌ ] साथ साथ 
मिलना, मेल, सम्मेल--रत्न० ४।२०। 

सङ्कटः [सम्‌--घट्ट +अच्‌] 1. संघंण,के एक साथ धिसना, 
रगड़न। सरलस्कन्धस ङ्कट्जन्मा (दवाग्निः) -. मेघ० 
५३, मा० ५।३ 2. टक्कर, खटपट, मुठभेड़-- शि० 
२०।२६ 3. भिडन्त, संघर्ष 4. मिलना, सम्मिलन, 
टक्कर या स्पर्धा (जैसे कि पत्नियों की)--रघु० 
१४।८६ 5. आलिगन--ट्वा एक बड़ी लता, वेल । 

सद्धट्गनम्‌,-डना [ सम्‌+-घट्ट+-स्युट्‌ ] 1. मिला कर 
रगड़ना, संघर्षण 2. टक्कर, खटपट 3. घनिष्ठ संपर्क, 
लगाव 4. संपक, मेल, चिपकाव 5. पहलवानों का 
पारस्परिक लिपटना 5. मिलना, मुठभेड़ । 

सद्धवास्‌ (अव्य०) [ संघ | शस्‌ ] झुंडौ में, दल बनाकर । 

सद्धषं [सम्‌ {धुष्‌ + घञ्‌ ] 1. दो चीजों की रगड, 
घृष्टि 2. पीस डालना, चूरा करना 3. टक्कर, खट 
पट 4. प्रतिद्वन्द्रिता, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता के लिए होड़, 
तस्याश्च मम च कस्मिरिचित्स ङ्क्ष - दश०, नाट्याचा- 
ययोमं हान्‌ ज्ञानसद्धर्षो जातः ` मालवि० १ 5. ईर्ष्या, 
डाहे 6. सरकना, मन्द मन्द बहना । 

सङ्घाटिका [ सम्‌ -{-षट्‌ +णिच्‌ +-ष्वुळ्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
1. जोड़ा, दम्पत्ती 2. दूती, कुटनी 3. गंघ । 

सङ्काणकः,--कम्‌ [शिधाण पृषो०] नाक का मल, सिणक । 

सङ्कातः [ सम्‌ हन्‌ ।-घडा ] 1. संध, मिलाप, समाज 
2. समुदाय, समवाय, समुच्चय, --उपायसक्छात इव 
प्रवृद्ध-रघु० १४११, कु० ४।६ 3. बघ, हत्या 
4. कफ 5. सम्मिश्रणों का विर्माण 6. नरक के एक 
प्रभाग का नाम । 

सचकित (वि०) विस्मित, भयभीत, तम्‌ (अव्य०) कांपते 
हुए, चौंक कर, चौकन्ना होकर, विस्मित होकर । 


(१०५९ 


सचिः [सच्‌--इन्‌ | 1. मित्र 2. मैत्री, घनिष्ठता स्त्री० 
इन्द्र की पत्नी, दे० 'शची' । 

सचिल्लक (वि०) [ सह क्लिन्नेन, सहस्य सः, कप्‌, नि० ] 
क्लिन्नाक्ष, चौंघाई आँखों वाला । 

सचिवः [ सचिनवा “क | १. मित्र, सहचर 2. मन्त्री 
परामर्श दाता--सचिवान्‌ सप्त चाप्टौ वा प्रकुर्वीह 
परीक्षितान्‌ मनु०. ७1५४, रघु० १३४, ४८७, 
कार्यान्तरसचिव: - मालवि० १। 

सची दे० 'शची' । 

सचेतन (वि०) [ सह चेतनया व० स०, सहस्य सः] 
चेतनायुक्त, जीवधारी, विवेकपूर्ण । 

सचेतस्‌ (वि०) [ सह चेतसा ब० स०] 1. प्रज्ञावान्‌ 
2. भावुक 3. एकमत । 

सचेल (वि०) [ सह चेलेन 
सुसज्जित । 

सचेष्टः [सच्‌ -अच्‌, तथाभूतः सन्‌ इष्ट: ] आम का वृक्ष । 

सजन (वि०) [सह जनेन ब० स० | मनुष्यों या 
जीवधारी प्राणियों से युक्त,-नः एक हीं परिवार 
का व्यक्ति, बंधु, संबन्धी । 

सजल (वि०) 
जलय्‌क्त, आद्रे, गीला, तर । 

सजाति, सजातीय (वि०) | समान जातिः अस्य, ब० स०, 
समानस्य सः, समानां जातिमह॑ति--समान-+ छ | 
1. एकही जाति का, एक ही वर्ग का 2. समान, 


ब० स० ] वस्त्रों से 


एक सा--पुं एक ही जाति के स्त्री और पुरुष से | 


उत्पन्न पुत्र । 

सजुष्‌ (स्‌) (वि०) [सह जुषते जुष्‌+ क्विप्‌, सहस्य 
सः | 1. प्रिय, अनुरक्त 2. साथ लगा हुआ--पुं० 
(कर्तु ० सजूः, सजुपौ, सजुषः, करण द्वि० सजूर्भ्याम्‌) 
मित्र, साथी (अव्य०), सहित, युक्त । 

सज्ज (वि०) | सस्जू | अच्‌ ] 1. तत्पर, तैयार कियाहुआ, 
तैयार कराया हुआ-सज्जो रथः-उत्तर० १ 2. वस्त्रों 
से सुसज्जित, कपड़े धारण किये हुए 3: संबारा हुआ, 
सजधज या टीपटाप से तैयार हुआ ” 4. पूर्णकः सुस- 
ज्जित, शस्त्र धारण किये हुए 3. क्रिलेबन्दी करके 
सुसज्जित । 

सज्जनम्‌ [ सर्ज्‌-{-णिच्‌+-ल्यृट्‌ | 1. जकड़ना, बाँधना 
2. वेशभूषा धारण करना 3. तैयारी करना, शस्त्रास्त्र 
धारण करना, सुसज्जित करना 4. चौकीदार, पहरे- 
दार 5. घाट,--नः भद्र पुरुष, दे० 'सत्‌' के अन्तर्गत, 

ना 1. सजाना, संवारना, सुसज्जित करना 

2. वस्त्राभूषण धारण करके तैयार होना, सजावट । 

सज्जा [ सस्ज्‌-अ+-टाप्‌ | 1. वेशभूषा, सजावट 
2. सुसज्जा, परिच्छद 3. सैनिक साज सामान, कवच, 
जिरहबख्तर। 


| सह्‌ जलेन--ब० स० | जलमय, | 


सज्जित ( वि०) [ सज्जा+इतथ्‌ ] 7. वस्त्र धारण किये 
हुए 2. सजाया हुआ 3. तैयार किया हुआ, साज- 
सामान से लस 4. संवारा हुआ, हथियारों से लैस । 

सज्य (वि०) [ सहज्यया ब० स०, सहस्य सः] 1. धनुष 

| की डोरी से युक्त 2. डोरी से कसा हुआ (धनूष आदि) 

| सज्योत्स्ना | सह ज्योत्स्नया ब० स० | चांदनी रात । 

| सञ्चः [ संचीयते अत्र--सम्‌-चिञ-ड ] ग्रंथ लेखन के 

। काम आने वाले पत्रों का संग्रह । 

| सञ्चत्‌ (पु०) [सम्‌+ चत्‌ क्विप्‌] ठग, घूते, बाजीगर । 

| सञ्चयः [ सम्‌+ चि-अच्‌ ] 1. ढेर लगाना, एकत्र करना 
2. ढेर, राशि, संग्रह, भंडार, वाणिज्यवस्तु - कतंव्य: 
सञ्चयो नित्यं कतंव्यो नातिसञ्चयः-सुभा० 3. भारी 
परिमाण, संग्रह । 

सञ्चयनम्‌ [ सम्‌ {-चि--ल्युट्‌ ] 1. एकत्र करना, संग्रह 
करना 2. फूल चुनना, शव भस्म हो जाने के बाद 
भस्मास्थिचय करना । 


सञ्चरः | सम्‌+चर्‌+-क ] 1. मार्ग, एक राशि से दूसरी 
राशि पर स्थानान्तरण 2. रास्ता, पथ- यत्रौषिप्र- 

| काझेन नक्तं दशितसंचराः--कु० ६४३, रघु० १६। 

। १२ 3. भीडी सड़क, संकरा मार्ग, संकीर्ण पथ 
4. प्रवेश द्वार 5. शरीर 6. हत्या 7. विकास । 

सञ्चरणम्‌ [ सम्‌ --चर्‌--ल्युट्‌ | जाना, गमन करना, 
यात्रा करना । 

सञ्चल (वि०) [ सम्‌+ चरू + अच्‌ ] कांपने वाला, ठिट्‌- 
रने वाला । 

सञ्चलनम्‌ [ सम्‌-†-चल्‌--ल्युट्‌ | विक्षोभ, कंपकंपी, 
छ्लिलना, थरथरी- अचलसञ्चलनाहरणो रणः-- कि० 
१८।८। 

सञ्चाय्यः ] सम्‌+चि--ण्यत्‌, नि० ] विशेष प्रकार का 
एक यज्ञ । 

सञ्चारः [ सम्‌ त-चर्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. गमन, गति यात्रा, 
पर्येटन-स पुन: पार्थंसञ्चार सज्चरत्यवनीपति:-काव्य ० 

| १०, रघु० २1१५ 2. पारण, मार्ग, संक्रम 3. पथ, 

| रास्ता, सड़क, दर्रा 4. कठिने प्रगति या यात्रा 


5. कठिनाई, दुःख 6. गतिमान्‌ करना 7. भड़काना 
8.नेतृत्व करना, मार्ग प्रदर्शन करना 9. संक्रामण, 
स्पर्शसंचार 10. सांप की फण में पाई जाने वाली मणि । 
सञ्चारक (वि०) | सम्‌ चर्‌--ण्वृलू ] संचार करने 
वाला, संक्रमण करते वाला, 
शेक 2. उकसाने वाळा । 
सञ्चारणम्‌ [ सम्‌ त-चर्‌+-णिच्‌+-स्युट्‌ ] गतिशील होना, 
प्रणोदित करना, संप्रेषण, नेतृत्व करना आदि । 
सञ्चारिका [ सम्‌ +-चर्‌+-ण्बुल्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. दूती, 
(दो प्रेमियों की) परस्पर संदेशवाहिका 2. दूती, 
१ कुटनी 3. जोड़ा, दम्पती “. गंध, ब । 


-कः 1. नेता, पथ प्रद- 


( १०६० ) 


सञ्चारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी)! | सम्‌- चर्‌--णिनि | 
1. गतिशील,गमनीय-सञ्चारिणी नगर देवतेव-मा०१, 
कु० ३१५४, ६1६७ 2. पर्यटन, भ्रमण 3. परिवर्तस- 
शील, अस्थिर, चंचल 4. दुर्गम, अगम्य 5. क्षणभं- 
गुर जैसे कि भाव, दे० नी० 5. प्रभावशाली 
7. आनुवंशिक, वंशपरम्पराप्राप्त (रोग आदि ) 
8. छूत का रोग 9. प्रणोदन, पुं० 1. वायू, हवा 
2. धूप 3. वह क्षंगभंगुर भाव जो स्थायी को शक्ति- 
सम्पन्न करता हे दे० व्यभिचारिन्‌ । 

सञ्चाली [सम्‌+चल--ण--डीप | गुंजा की झाडी । 

सञ्चित (भू० क० क्ृ० ) [सिम्‌--चि--क्त] 1. ढेर लगावा 
हुआ, संगृहीत, जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया 
2. रक्खा गया, जमा किया गया 3. गिना गया, 
गणना की गई 4. भरा हुआ, सुसम्पन्न, युक्त 5. बाधित, 
अवरुद्ध 6. सघन, घिनका (जैसे कि जंगल) । 

सङ्चितिः (स्त्री ०) [सम्‌ -- चि~ क्तिन्‌] संग्रह, सञ्चय । 

सञ्चिन्तनम्‌ [सम्‌ + चिन्त्‌ न-ल्युट्‌| विचार, विमर्शं । 

सञ्चूणंम्‌ [सम्‌+ चूर्ण्‌ - ल्युट्‌| चूर चूर करना । 

सञ्छन्न (भू क० कृ०) [सम्‌+-छद्‌¬-क्त| 1. लिपटा 
हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ 2. वस्त्र पहने हुए । 

सञ्छादनम्‌ [सम्‌ +- छद्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌] ढकना, छिपाना । 

सञ्ज्‌ {भ्वा० पर० सजति, सक्त, इकारान्त या उकारान्त 
उपसर्ग के लगाने पर धातु का 'स्‌' बदल कर ष्‌ हो 
जाता है) 1. संलग्न होना, जुड़े रहना, चिपके रहना, 
-तुल्यगन्धिषु मत्तभकटेषु फलरेणवः (ससञ्जुः)-रघु ° 
४४७ 2. जकडना कर्मवा० ( सञ्जयते-) संलग्न 
होना, चिमटना, जुड़े रहना प्रेर० (सञ्जयति-ते) 

इच्छा० (सिसंक्षति); अनु-, 1. चिपकना, चिम- 
टना 2. जुड़ना, साथ होना- मृत्युर्जरा च व्याधिश्च 
दुःखं चानेककारणम्‌ । अनुपक्तं सदा देहे महा०, 
उत्तर० ४२, (कर्मवा०? चिमटना, जुड़ जाना (आलं० 
से भी )-धर्मपुते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुष- 
ज्यते ` दश०, भग० ६।४, १८।१०, अव-, निलम्बित 
करना, संलग्न करना, चिमटना, फेंकना, रखना-शि० 
५।१६, ७।१६, ९७, कु० ७।२३ 2. सौंपना, सुपुर्द 
करना, निदिप्ट करना, (कर्मवा०) 1. सम्पर्क में 
होना, मिलते रहना - मृच्छ० १।५४ 2. व्यस्त होना, 
तुळ जाना, उत्सुक होना, आ-, 1. जकड़ना, जमाना, 
जोड़ना, मिलाना, रखना-चापमासज्य कण्ठे कु० 
२।६४, श० ३1२६ (भुजे) भूयः स॒ भूमेर्धुरमाससञ्ज 
- रघु० २७४ 2. अभिदान करना, प्रेरित करना 

कि० १३।४४ 3. सिपुर्द करना, निर्दिष्ट करना 
4. चिमटना, लगे रहना नि-, 1. जमे रहना, चिमटना, 
डाल दिया जाना, रक्खा जाना-कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्त- 
बाहुं कु० २३७, रघु० ९५०, ११७०, १९४५ 


2. प्रतिबिम्बित होना-कु० १1१०, ७1२६ 3. संलग्न 
होना प्र ,1. चिमटना, जुड़ना 2. प्रयुक्त होना, अनु- 
करण करना, प्रयुक्त किया जाना, सही उतरता, ठीक 
बैठना इतरेतराश्रयः प्रसज्येत, वैषम्यनैर्घुण्ये सेश्वरस्य 
प्रसज्येति-- शारी० 2. संलग्न होना, तस्यामसौ प्रास- 
जत्‌ दक्ष, स्यति , मिलाना, साथ-साथ जोड़ना, 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु:--उत्तर० 
६१२ । 
सञ्जः [सम्‌ -}-जन्‌ +ड] 1. ब्रह्मा का नाम 2. शिव का 
नाम । 
सञ्जयः [सम्‌त-जिञअच्‌] धृतराष्ट्र के सारथि का नाम, 
(संजय ने कौरवों और पाण्डवों के झगड़े में शान्ति- 
पूर्ण समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 
निष्फल रहा । इसी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को महा- 
भारत के युद्ध का विवरण सुनाया-तु० भग० १।१)। 
सञ्जर्पः [सम्‌ -]-जल्पू-- घञ्न ]1. वार्तालाप 2. अव्यवस्थित 
बातचीत, बर्कवाद करना, गड़बड़ 3. शोरगुल, हंगामा । 
सञ्जवनम्‌ [सम्‌ - जु+-ल्युंट्‌] चतुःशाल, आमने सामने के 
चार घरों का समूह जिनके बीच में आंगन बन गया 
हो । 
सञ्जा [सञ्ज)-टाप्‌| बक! । दर 
सञ्जीवनम्‌ [सम्‌+-जीव्‌-{-ल्युट्‌] 1. साथ साथ रहना 
2. जीवित करना, जीवन देना, पुनर्जीवन, पुनः सजी- 
वता 3. इक्कीस नरकों में से एक नरक, दे० मनु» 
४८९ 4. चार घरों का समूह, चतु:शाल,--नी एक 
प्रकार का अमृत (कहते हे कि इसके सेवन से मृतक 
भी पुनर्जीवित हो जाता है) । 
सञ्ज्ञ, (वि०) [सम्‌-|-ज्ञा+-क] 1. जिसके घुटने चलते 
समय आपस में टकराते हों 2. होश में आया हुआ 
3. नामवाला, नामक. दे० नी० संज्ञा,- ज्ञम्‌ एक 
प्रकार का पीला सुगंधित काष्ठ । 
सञ्ज्ञपनम्‌ [सम्‌ --ज्ञान-णिच्‌ +ल्युट्‌, पुकागमः, हुस्वः] 
#हत्या, वध । 
सञ्ज्ञा [सम्‌ -|-ज्ञा+अड-+-टाप्‌] 1. चेतना, होश--सड्ज्ञां 
लभ्‌, आपद्‌ या प्रतिपद्‌ फिर चैतन्य प्राप्त करना, 
होश में आना 2. जानकारी, समझ 3. बुद्धि, मन 
4. संकेत, इंगित, निशान, हाव-भाव--मुखापितेकां- 
गुलिसञ्ज्ञयैव मा चापलायेति गणान्‌ व्यनेषीत्‌---कु० 
३।४१ 5. नाम, पद, अभिधान, इस अर्थ में प्रायः 
समास के अन्त में--्दरैविमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञः 
--भग० १५५ 6. {व्या० में) 1. विशेष अर्थ रखने 
वाला नाम या संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा 7. 'प्रत्यय' 
का परिभाषिक नाम . 8. गायत्री मन्त्र, दे० गायत्री 
9. विश्वकर्मा की पुत्री और सूर्य की पत्नी, यम, यमी 
और दोनों अश्विनी कुमारों की माता, (इस विषय में 


( १०६१ ) 


एक उपाख्यान प्रसिद्ध है, कहते हे एक बार संज्ञा | 
अपने पितृगृह जाने की इच्छा करने लगी, उसने अपने 
पति सूर्य से अनुमति मांगी, परन्तु वह न मिल सकी । 
संज्ञा ने अपनी इच्छापूति का दृढ निश्चय कर लिया, 
अतः अपनी दिव्यशक्ति के द्वारा उसने ठीक अपने 
जैसी एक स्त्री का निर्माण किया, जो मानो उसकी 
छाया थी (और इसी लिए उसका नाम छाया पडा) । 
उस निर्मित स्त्री को अपने स्थान पर रख कर वह 
सूर्य को बिना बताये अपने पितृगृह चली गई । बाद 
में सूर्य के छाया से तीन बालक उत्पन्न हुए (दे० 
छाया), छाया सुख पूर्वक सूर्य के साथ रहती जब 
संज्ञा वापिस आई तो सूर्य ने उसे घर में नहीं रक्खा । 
अपमानित और निराश होकर संज्ञा ने घोड़ी का रूप 
धारण कर लिया और पृथ्वी पर घूमने लगी । समथ 
पाकर सूर्यं को वस्तुस्थिति का पता लगा, उसने जाना 
कि उसकी पत्नी घोड़ी के रूप में घूमती हे । फलतः 
उसने भी घोड़े के रूप धारण कर अपनी पत्नी से 
समागम किया । उससे उसके अश्विनी कुमार नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए) 1 सम^ - अधिकारः एक प्रधान 
नियम जिसके अनुसार तदन्तर्गत नियमों का विशेष 
नाम रक्खा जाता है, और वे सब नियम उससे 
प्रभावित होते हैं,--विषयः विद्येषण,--सुतः शनि का 
विशेषण । 

सञ््ञानम्‌ [सम्‌-{-्ञा+-ल्युट्‌] जानकारी, समझ । 

सञ्ज्ञापनम्‌ [सम्‌ +-ज्ञा+-णिच्‌+-ल्युद्‌, पुक्‌] 1. सूचित 
करना 2. अध्यापन 3. वघ, हत्या । 

सञ्ज्ञावत्‌ (वि० ) [सञ्ज्ञा-+-मतुप्‌] 1. सचेतन, होश में आया 
हुअ', पुनर्जीवित 2. नाम वाला । 

सञ्ज्ञित (वि०)[सञ्ज्ञा+-इतच्‌] नाम वाला, नामक, नाम 
घारी । न 

सञ्जिन्‌ (वि०) [सञ्ज्ञा स इनि]| 1. नामवाला 2. जिसका 
नाम रक्खा जाय । 

सञ्ज्ञु (वि०) [संहते जानुनी यस्य-ब० स, जानुस्थाने ज्ञुः 
जिसके घुटने चलते समय टकराते हों । 

सञ्ज्वरः [सम्‌ |-ज्वर्‌ +-अप्‌] 1. अतिताप, बुखार 2. गर्मी 
3. क्रोध । 

सट्‌ ! (स्वा० पर सटति) बांटना, भाग बनाना । 

11 (चुरा० उभ० साटयति-ते) प्रकट करना, प्रदर्शन 

करना स्पष्ट करना । 

सटम्‌, सटा [सट्‌--अच्‌,+-टाप्‌ वा] 1. संन्यासी की 
जटाएँ 2. (सिह की) अयाल मुद्रा ७६, शि० 
११४७ 3. सूअर के खड़े बाल विद्यन्तमुदूतसटाः 
प्रतिहन्तुमीषुः-रघु० ९।६० 4. शिखा, चोटी । सम० 
--अड्भूः सिंह । 

सट्ट (चुरा? उभ० सट्टयति ते) 1. क्षति पहुँचाना, 


मार डालना 2. बलवान्‌ होना 3. देना 4. लेना, 
5. रहना । 
सट्टकम्‌ [ सट्टू +ण्बुल | प्राकृत भाषा का एक उपरूपक, 
उदां० कर्षूरमंजरी- दे० सा० द० ५४२ 
सट्वा (स्त्री०} | सठ-+-व, पूषो० ] 1. एक पक्षिविशेष 
2. एक वाद्ययत्र । 
सद्‌ (चुरां० उभ० साठयति- ते) 1. समाप्त करना, पूरा 
करना 2. अधुरा छोड़ देना 3. जाना, हिलना-जुलना 
“4. अलंकृत करना, सजाना । 
सणसूत्रम्‌ [= ्षणसूत्र, पृषो०] सन की बनी डोरी 
या रस्सी । 
सण्ड दे० 'षण्ड' । 
सण्डिशः [ =सन्दश, पृषो० ] चिमटा या संडांसी । 
सण्डीनम्‌ [ सम्‌ +-डी¬-क्त ] पक्षियों की विभिन्न उड़ानों 
में से एक; दे० 'डीन' । 
(वि०) (स्त्री०--) [ अतीस्‌+शतू, अकारलोपः | 
1. वर्तमान, विद्यमान, मौजूद--सन्तः स्वत: प्रकाशन्ते 
गुणा न परतो नृणाम्‌ भामि० १।१२० श० ७।१२ 
2. वास्तविक, असली, सत्य 3. अच्छा, सद्गुणसंपन्त, 
धर्मात्मा या सती-सती योगविसृष्टदेहा कु० 
१।२१, श० ५।१७ 4. कुलीन, योग्य, उच्च, जैसा 
` कि 'सत्कुलम्‌' में 5. ठीक, उचित 6. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 
7. सम्माननीय, आदरणीय 8. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
9. मनोहर, सुन्दर 10. दृढ़, स्थिर,-- (पुं०) भद्रपुरुष, 
सद्गुणी व्यक्ति, ऋषि-आदानं हि विसर्गाय सतां 
वारिमुचामिव रघु० ४८६, अविरतं परकार्यकृतां 
_ संतां मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ भामि० १।११३, 
भर्तृं० २।१८, रघु० १।१०, (नपुं०) 1. जो वस्तुतः ` 
"विद्यमान हो, सत्ता, अस्तित्व, सर्वनिरपेक्ष सत्ता, 
2. वस्तुतः विद्यमान, सचाई, वास्तविकता 3. भद्र, 
जैसा कि 'सदसत्‌' में 4. ब्रह्म या परमात्मा, (सत्कृ 
आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना) । 
-सम० असत्‌ (सदसत्‌) (विऽ) 1. विद्यमान और 
अविद्यमान, मौजूद, जो मौजूद न हो 2. असली और 
नकली 3. सत्य और मिथ्या +. भला और बुरा, 
ठीक और गलत 5. पुण्यात्मा और दुष्ट (नपुं० द्वि० 
व०) 1. अस्तित्व और अनस्तित्व 2. भलाई और 
बुराई, ठीक और गलत, “विवेकः भलाई और बुराई 
में अथवा सच और झूठ में विवेक, “व्यक्तिहेतुः भलाई 
और बुराई में विवेक का कारण -तं सन्तः 
श्रोतुमहेन्ति सदसद्वयक्तिहेतवः रघु० १।१०, 
आचारः (सदाचारः) 1. सद्वधवहार, शिष्ट 
आचरण 2. मानी हुई रस्म, परंपराप्राप्त पर्व, 
स्मरणातीत प्रथा मनु० २।१८, आत्मन्‌ (वि०) 
गुणी, भद्र, उत्तरम्‌ उचित या अच्छा जवाब,-कमंन्‌ 


सत्‌ 


( १०६२ ) 


(नपुं०) 1. गुणयुक्त या पुण्यकार्य 2. सद्गुण, 
पावनता 3. आतिथ्य, काण्डः बाज, चील, कार 
1. कृपा तथा आतिथ्यपूर्ण व्यवहार, सत्कारयूक्त 
स्वागत 2. सम्मान, आदर 3. देखभाल, ध्यान 
4. भोजन 5. पर्व, घामिक त्योहार, कुलम्‌ सत्कुल, 
उत्तम कुल, कुलोन (वि०) उत्तम कुल में उत्पन्न, 
उच्चकुलोःद्वव, कृत (वि०) 1. भलीभांति या उचित 
ढंग से किया गया 2. सत्कांर पूर्वक स्वागत किया 
गया 3. पूज्य, प्रतिष्ठित, सम्मानित 4. पूजित, 
अलंकृत 5. स्वागत किया गया, (तः) शिव का 
विशेषण, (तम्‌) 1. आतिथ्य 2, सद्गुण, शुचिता 
--कृति,' (स्त्री) 1. सादर व्यवहार, आतिथ्य, 
आतिथ्यपूर्ण स्वागत 2. सद्गुण, सदाचार, क्रिया 
1. सद्गुण, भलाई शकुन्तला मूतिमती च सत्क्रिया- 
श० ५।१५ 2. धर्मार्थता, सत्कर्म, पुण्यकार्य 
3. आतिथ्य, आतिथ्यपूर्ण स्वागत 4. शिष्टाचार, 
अभिवादन 5. शुद्धिसंस्कार 6. अन्येष्टि संस्कार, 


औध्वंदेहिक त्रिया, - गतिः (स्त्री) (सद्गतिः) 
उत्तम स्थिति, आनन्द, स्वर्गसुख, - गुण (वि०) अच्छे 
गुणों से युक्‍त, पुण्यात्मा, (णः) पुण्यकार्य, उत्तमता, 
भलाई, नेकी - चरित,--चरित्र (वि०) (सच्चरित 
-त्र) सदाचारी, ईमानदार पुण्यात्मा, धर्मात्मा - सूनुः 
सच्चरितः-भतृँ० २।२५, (नपुं०) 1. सदाचार, 
पुण्याचरण 2. भद्रपुरुषों का इतिहास-श० १, चारा 
(सच्चारा) हल्दी,-- चिद्‌ (नपुं०) (सच्चिद्‌) पर- 
मात्मा, अंशः सत्‌ और चित्‌ का भाग, आत्मन्‌ 
(पुं) सत्‌ और चित्‌ से युक्त आत्मा “आनन्द 
सत्‌ या अस्तित्व, ज्ञान और हर्ष परमात्मा का 
विशेषण, - जनः (सज्जनः) भद्र पुरुष, पुण्यात्मा 
---पत्रम्‌ कमल का नया पत्ता, पथः 1. अच्छा मार्ग 
2. कर्तव्य का सन्मार्ग, शुद्धाच रण, पुण्याचरण 3. शास्त्र- 
विहित सिद्धांत, परिग्रहः योग्य \ व्यक्ति से (दान) 
हण करना, - पशुः यज्ञ में दी जाने वाली बलि के 
लिए उपयुक्त पशु, सुनार यज्ञीय बलि,--पात्रम्‌ योग्य 
व्यक्ति, पुण्यात्मा, वर्षः योग्य आदाता के प्रति 
अनुग्रह की वर्षा, योग्यव्यक्ति के प्रति उदारता का 


बर्ताव, °बाषन्‌ (वि०) पात्रता का विचार कर दान 
आदि देने वाला,-पुत्रः 1. भला पुत्र, योग्य पुत्र 
2. वह पुत्र जो पितरों के सम्मान में सभी विहित 
कर्मो का अनुष्ठान करे,--प्रतिपक्षः (तक० में) 
पांच प्रकार के हेत्वाभासों में से एक, प्रति संतुलित 
हेतु, वह हेतु जिसके विपक्ष में अन्य समकक्ष हेतु भी 
हो, उदा० शब्द नित्य हे क्‍यों कि यह श्रव्य है, 
--शब्द अनित्य हुँ क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है ,-फल: 
अनार का पेड, भावः (सद्भावः) 1. सत्ता, विद्य- 


मानता, अस्तित्व वस्तुस्थिति, वास्तविकता 
3. सद्वृत्त, अच्छा स्वभाव, सौजन्य 4. भद्रता 
साधुता, मातुरः (सन्मातुरः) धर्मपरायणं माता का 
पुत्र, - मात्रः (सन्मात्रः, जिसका केवल अस्तित्व माना 
जाय, जीव, आत्मा, मानः (सन्मानः) भद्रपुरुषों का 
सम्मान, मित्रम्‌ (सन्मित्रम्‌) विश्वासपात्र मित्र 

युवतिः (स्त्री) सती सांध्वी स्त्री, वंश (वि०) 
अच्छे कुल का, कुलीन, वचस्‌ (नपुं) रुचिकर 
तथा सुखद भाषण, बस्तु (नपुं) 1. अच्छी वस्तु 
2. अच्छी कथावस्तु--विक्रम० १२, --विद्य 
(वि०) सुशिक्षित, बहुभ्षुत,-- बुरा (वि०) 1. अच्छे 
व्यवहार का, सदाचारी, पुण्याचरण करने वारा 
खरा 2. बिल्कुल गोल, वर्तूलाकार सद्वृत्तः स्तन- 
मण्डलस्तव कथं प्राणेमँम क्रीडति--गीत० ३, (यहाँ 
दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं, (स्तम्‌) 1. सदाचार, पुण्याचरण 
2. अच्छा स्वभाव, रोचक प्रकृति, संसर्गः, सन्नि- 
धानम्‌, सङ्गः,-सङ्गतिः, समागमः, भले मनुष्यों 
का समाज या मण्डली, भले मनुष्यों का समाज या 
मण्डली, भले मनुष्यों की संगति-तथा सत्संनिधानेन 
मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ हि० १-- संप्रयोगः सही 
प्रयोग,--सहाय (वि०) अच्छे मित्र जिसके सहायक 
हैं, (यः) अच्छा साथी,--सार (वि०) अच्छे रस 
वाला (रः) 1. एक प्रकार का वृक्ष 2. कवि 
3. चितरकार,-- हेतुः (सद्धेतुः) निर्दोष अथवा वैध 
कारण । 


सतत (वि०) [सम्‌+ तन्‌ [ क्त, समः अन्त्यलोपः] निरंतर 


नित्य, सदा रहने वाला, शाश्वत,-- तम्‌ (अव्य०) 
लगातार, अविच्छिन्न रूप से, नित्य, सदा, हमेशा 
- सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिन:---राम० । 
सम०-- गः--गतिः वायु-- सलिलतले सततगतीनन्त 
संचारिणः संनिगृह्य शय्या कार्या-- दश०, सततगास्त- 
तगानगिरोइलिभि: शि० ६।५, नेत्रा नीताः सतत 
गतिना यद्विमानाग्रभूमीः मेघ० ६९, यायिन्‌ 
(वि०) 1. सदेव गतिशील 2. क्षयशील । 


सतर्क (वि०) [तरकंण सह. ब० स०] 1. तर्क करने में 


निपुण 2. सचेत, सावधान । 


सतिः (स्त्री) [सम्‌+ क्तिन्‌ मलोपः] 1. उपहार, दान 


2. अन्त, विनाश । 


सती (स्त्री) [सत्‌ +-ङीप्‌] 1. साध्वी स्त्री (या पत्नी) 


कु० १।२१ 2. संन्यासिनी 3. दुर्गादेवी- कु० १।२१। 


सतीत्वम्‌ [ सतीन-त्व ] सती होने का भाव, सतीपन। 
सतीनः {| सती--नी-ड ] 1. एक प्रकारकी दाल, 


मटर 2. बॉस । 


सतीर्थः; सतीर्थ्यः [ समानः तीर्थः गुरुयंस्य--ब० स० 


तीर्थे गुरी वसति इत्यर्थे यत्‌ प्रत्ययः समानस्य 


( १०६३ ) 


सः] सहाध्यायी, साथ अध्ययन करने वाले 
ब्रह्मचारी । 

सतीलः [ सतो --लक्षू--ड ] 1. बाँस 2. हवा, वाय॒ 
3. मटर, दाल (स्त्री० भी) । 

सतेरः | सन्‌ --एर, तान्तादेशः ] भूसो, चोकर । 

सत्ता [ सत्‌+तल--टाप्‌ू | 1. अस्तित्व, विद्यमानता, 
होने का भाव 2. वस्तुस्थिति, वास्तविकता 3. उच्च- 
तम जाति या सामान्यता 4. उत्तमता, श्रेष्ठता 1 

सत्त्रम्‌ [ बहुषा सत्रम्‌ -- लिखा जाता हे, सद-+पष्ट्र ] 
1. यज्ञीय अवधि जो प्रायः १३ से १०० दिन तक 
होने बाले यज्ञों में पाई जाती हैँ 2. यज्ञमात्र 3. आहुति, 
चढावा, उपहार 4. उदारता, वदान्यता 5. सद्गुण 
6. घर, निवासस्थान 7. आवरण 8. धनदौलत 
9. जंगल, बन -कि० १३।९ 19 तालाब, पोखर 
11. जालसाजी, ठगना 12. शरणगृह, आश्रम, आश्रय- 
स्थान। सम०--अयनम्‌ (णम्‌) यज्ञों का चलने 
वाला दीघं कार्यकाल । 

सत्त्रा (अव्य०) [ सद्‌ +त्रा ] के साथ, मिल कर, सहित । 
सम०--हन्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण । 

सत्त्रः [ सद्‌ +-त्रि | 1. बादल 2. हाथी । 

सत्त्रिन्‌ (पुं०) [ सत्त्र{-इनि ] जो निरन्तर वज्ञानुष्ठान 
करता रहता हँ, उदार गृहस्थ--शि० १४।३२। 

सत्वम्‌ (प्रथम दस अर्थो में पुं० भी होता है) [सतो 
भावः सत्‌+त्व | 1. होने का भाव, अस्तित्व, 
सत्ता 2. प्रकृति, मूलतत्त्व 3. स्वाभाविक चरित्र, सहज 
स्वभाव 4. जीवन, जीव, प्राण, जीवनी शक्ति, प्रiण- 
शक्ति का सिद्धान्त श० २।९ 5. चेतना, मन, 
ज्ञान 6. भ्रूण 7. तत्त्वार्थ, वस्तु, सम्पत्ति 8. मूलतत्तव, 
जैसे कि पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि 9. प्राणधारी जीव, 
जानदार, जन्तु,-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टस त्वान्‌-रघु० 
२।८, १५।१५, श० २७ 10. भूत, प्रेत, पिशाच 
11. भद्रता, सद्गुण, श्रेष्ठता 12. सचाई, वास्तविकता. 
निश्चय 13. सामर्थ्य, ऊर्जा, साहस, बल, शक्ति 
अन्तहित शक्ति, वह तत्व जिससे पुरुष बनता ह, 
पुरुषार्थ क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे 
सुभा ०--रघु० ५।३१, मुद्रा० ३२२ 14. बुद्धिः 
मत्ता, अच्छी समझ 15. भद्रता और शुचिता का 
सर्वोत्तम गुण, सात्विक, (देवों तथा स्वर्गीय प्राणियों 
में यह बहुतायत से पाया जाता हँ) 16. स्वाभाविक 


गुण या लक्षण 17. संज्ञा, नाम। सम० - अनुरूप 
(वि०) मनुष्य के सहज स्वभाव या अन्तहित चरित्र 
के अनुसार-भतृ ० २1३० 2. अपने साधन या संपत्ति 
के अनुसार रघु० ७।३२, (यहाँ मल्लि० व्याख्या 
प्रकरणानुकूल उपयुक्त प्रतीत नहीं होती) ,--उद्रेकः 
1. भद्रता के गुण का आधिक्य 2. साहस या सामर्थ्यं 


में प्रमुखता, लक्षणम्‌ गर्भ के लक्षण--श० ५, 
-~विष्लबः चेतना की हानि, विहित (वि०) 
1. प्राकृतिक 2. सद्गुणी, पुण्यात्मा, खरा, संशुद्धिः 
(स्त्री?) प्रकृति की पवित्रता या खरापन, संपन्न 
(वि०) सद्गुणो से युक्त, पुण्यात्मा,--सप्छब 
1. बल या सामर्थ्यं को हानि 2. विशवविनाश, प्रलय 
-+सारः 1. सामर्थ्यं का सार, असाधारण साहस 
2 अत्यन्त शक्तिशाली पुरुष,--स्थ (वि०) 1. अपनी 
प्रकृति में स्थित 2. पशुओं में अन्तहित 3. सजीव 
4. सत्त्वगूण विशिष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ । 

सतत्वमेजय (वि०) [ सतत्वयएज्‌+-णिच्‌+-खश्‌, मुम्‌ | 
पशुओं या जोवधारी प्राणियों को डराने वाला । 

सत्य (वि०) [सते हितग्‌-सत्‌--यत्‌ | 1. सच्चा, 
वास्तविक, असली, जैसा कि सत्यब्रत, सत्यसन्ध में 
2. ईमानदार, निष्कपट, सच्चा, निष्ठावान्‌ 3. सद्‌- 
गुणसम्पन्न, खरा, --त्यः ब्रह्मलोक, सत्यलोक, भूमि के 
ऊपर सात लोकों में सबसे ऊपर का लोक--दे० लोक ' 
2. पीपल का पेड़ 3. राम का नाम 4. विष्णु का नाम 
5. नांदीमुख श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवता 
1. सचाई--मौनात्सत्यं विशिष्यते--मन्‌ ० २।८ ३, सत्यं 
ब्र 1. सच बोलना 2. निष्कपटता 3. भद्रता, सद्गुण, 
शुचिता 4. शपथ, प्रतिज्ञा, गंभीर दृढोक्ति--सत्याद्‌ 
गुरुमलोपयन्‌-रघु० १२।९, मनु० ८११३ 5. सचाई 
प्रदर्शित सत्यता या रूढि 6. चारों य॒गों में पहला युग, 
स्वर्णयुग, सत्ययुग 7. पानी,--त्यम्‌ (अव्य०) सच- 


मिथ्या (-तम्‌,-ते) 1. सचाई और झूठ 2. झूठ और 
सच का अभ्यास अर्थात्‌ व्यापार, वाणिज्य मनु० 
४।४, ६, अभिसन्धि (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करने वाला, निष्कपट,--उत्कर्षः 1. सचाई में प्रमुखता 
3. सच्ची श्रेष्ठता,--उद्य (वि०) सत्यभाषी,--उप- 
याचन (वि०) प्रार्थना पूरी करने वाला,--कामः सत्य 
का प्रेमी, तपस्‌ एक ऋषि का नाम,-दशिन्‌ (अव्य०) 
सचाई को देखने वाला, सत्यता को भांपने वाला, 
“घन (वि०) सत्य के गुण से समृद्ध अत्यंत सच्चा 

-धृति (वि०) परम सत्यवादी, --षुरम्‌ विष्णुलोक 
षुत (वि०) सत्यता से पवित्र किया हुआ (जैसे 
कि वचन) सत्यपूतां बदेद्वाणी-मनु०-६।४६,-प्रतिज्ञ 
(वि०) वादे का पक्का, अपने वचन का पालन 
करने वाला, भामा सत्राजित्‌ की पुत्री तथा कृष्ण 
को प्रिय पत्नी का नाम, (इसी सत्यभाभा के लिए 
कृष्ण ने इन्द्र से युद्ध किया, तथा नन्दनवन से पारि- 


( 


जात वृक्ष लाकर उसके उद्यान में लगाया), युगम्‌ 
स्वर्णयुग, दे० ऊ० सत्य (६) ` वचस्‌ (वि०) सत्य- 
वादी, सत्यनिष्ठ, (पुं) 1. सन्त, ऋषि 2. महात्मा 
(नपुं०) सचाई, ईमानदारी,- वद्य (वि०) सत्यभाषी 
(द्यम्‌) सचाई, ईमानदारी,- वाच्‌ (वि) सत्यवादी, 
सत्यनिष्ठ, खरा (पृं) 1. सन्त, महात्मा, ऋषि, 
कौवा, -- बावयम्‌ सत्यभापण, खरापन,-- वादिन्‌(वि०) 
1. सत्यभापी 2. निष्कपट, स्पष्टभाषी, खरा, - ब्रत, 
- संगर,-संध (वि०) 1. वादे का पक्का, अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, 
निप्कपट, . श्रावणम्‌ शपथग्रहण, संकाश (वि०) 
प्रशस्त, गुंजाइश वाळा, देखने में ठीक जंचता हुआ, 
सत्याभ । 3 

सत्यद्धारः [सत्यञ-कृ~-घञा,, मुम्‌] सत्य करना, वादा 
पूरा करना, सौदे या संविदा की शर्ते पूरी करना 
2. बयाने की रकम, अगाऊ दिया गया धन, ठेके का 
काम पुरा करने के लिए जमानत के रूप. में दी गई 
अग्रिम राशि. कि० ११1५० .। 


सत्यवत्‌ (वि०) [ सत्य+ मतुप्‌] ` सत्यभाषी, सत्यनिष्ठ, 
पुं एक राजा का नाम, सावित्री का पति,--ती एक 
मछए की लड़की जो पराशर मुनि के सहवास से व्यास 
` की माता बनी, “सुतः व्यास । त 
सत्या [सत्यमस्ति अस्याः सत्य अच्‌ ‡-टाप्‌] 1. सचाई, 
ईमानदारी 2. सीता. का नाम 3. द्रौपदी का नाम, 
--कि० ११।५० 4. व्याप्त की माता सत्यवती का नाम 
5. दुर्गा का नाम 6. कृष्ण की पत्नी "सत्यभामा का 
नाम ! र ; 
सत्यापनम्‌ [सत्य--णिच्‌ --ल्युट्‌, पुकागमः] 1. संत्यभाषण 
करना, सत्य का पालन करना 2. (किसी संविदा या 
सौदे आदि को) शर्तें पूरी करना । 
सत्र दे० 'सत्त्र । 
सत्रप (वि०) [सह त्रपया--ब० स०] लज्जाशील, विनयी । 
सत्राजित्‌ (पुं०) निघ्न का पुत्र तथा सत्यभामा का पिता 
(सत्राजित्‌ को सूर्य से स्यमन्तक नाम की मणि प्राप्त 
हुई थो, और उसने उसको अपने कण्ठ में पहन लिया 
था । वाद में सत्राजित्‌ ने इस मणि को अपने भाई 
प्रसेन को दे दिया - प्रसेत से यह मणि वावरराज 
जांबवान के हाथ लगी, जव कि उसने प्रसेन का वध 
किया । फिर कृष्ण ने जांबवान्‌ से युद्ध किया और 
उसे परास्त कर दिया । अतः जांबवान्‌ ने अपनो पुत्री 
के साथ यह मणि कृष्ण को दे दी । दे० जाम्बवत्‌ । 
कृष्ण ने इस मणि को इसके मूल अधिकारी सत्राजित्‌ 
को दे दिया । सत्राजित्‌ ने भी कृतज्ञता के कारण यह 
मणि, अपनी पुत्री सत्यभामा समेत कृष्ण को ही 
अपित कर दी । उसके पश्चात्‌ एक बार जब इस 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


- १०६४ ) 


मणि के साथ सत्यभामा अपने पिता के घर विद्यमान 
थी तो अक्रूर नामक यादव के भड़काने पर, जो स्वयं 
इस मणि को लेना चाहता था, शतधन्वा ने सत्राजित्‌ 
को मार डाला और वह मणि लेकर अक्रूर को दे दी। 
उसके बाद कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला । परन्तु 
जब उन्हें पता लगा कि वह मणि तो अक्रूर के पास 
हे तो उन्होंने कहा कि एक बार वह मणि सब लोगों 
को दिखा दी जाय तथा फिर अक्रूर भले ही उस मणि 
को अपने पास रक्खें) । 
सत्वर (वि०) [ सह त्वरया - ब० स० ] फुर्तीला, दुत- 
गामी, चुस्त,--रम्‌ (अव्य०) शीघ्र, जल्दी से । 
सथूत्कार (वि०) [ सह यूत्कारेण ] वह मनुष्य जिसके 
मुँह से बोलते समय थूक निकले, . रः बात के साथ 
मुंह से थूक निकलना । ` | हे 
(म्वा० पर०--कुछ के अनुसार तुदा० पर०-सीदति, ` 
सन्न, प्रति’ को छोड़कर अन्य इकारान्त तथा उका- 
रान्त उपसर्ग के लगने पर सद्‌ के सू को ष्‌ हो जाता 
हुँ) 1. बैठना, बैठ जाना, आराम करना, लेटना, लेट 
जाना, विश्राम करना, बस जाना,--अमदाः: सेदुरेक- 
स्मिन्‌ नितम्बे निखिला गिरे:-भट्टि ०" ९५८ 2. डूबना, 
योते लगाना--तेन त्वं विदुषां मध्ये पङ्के गौरिव 
सीदसि--हि० प्रश २४ (यहाँ इस शब्द का अर्थ 
-४-भी हे) 3. जीना, रहना, बसना, वास करना 
4. खिन्नं होना, हतोत्सांह्‌ होना, निराश होना, हताश 
होना, भग्नाशा में डूब जाना नाथ हरे जय नाथ 
हरे सीदति राधा वासगृहे गीत» ६ 5. म्लान 
होना, नष्ट होना, बर्वाद होना, छीजना, नष्ट होना 
विपन्नायां नीतौ सकलमवशं सीदति जगत्‌-हिं० 
२।७७, रघु० ७।६४, हि० २।१३० 6. दुःखी होना, 
पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, असहाय होना --कि० 
१३।६०, मनु० ८।२१ 7. बाधित होना, विघ्न युक्त 
होना,-मनु० ९1९४ 8. म्लान होना, क्लान्त होना, 
थका हुआ होना, निढाल होना, अवसन्न होना 
. —सीदति मे हृदयं --का०, सीदन्ति मम गात्राणि 
->भग० १२८ 9. जाना, प्रेर० (सादयति 
--तै) 1. बिठाना, आराम कराना इच्छा० (सिष- 
त्सति) बैठने की इच्छा करना, अब , 1. निढाल 
होना, मूछित होना, विफल होना, रास्ते से हट जाना 
-करिणो पङ्कमिवावसीदति कि० २1६, ४।२०, 
भट्टि० ६।२४ 2. भुगतना, उपेक्षित होना 3. हतो- 
त्साह होना, श्रान्त होना 4. नष्ट होना, क्षीण होना, 
समाप्त होना नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसी- 
दति, --(प्रेर०) 1. अवसम्न करना, हतोत्साह करना, 
बर्बाद करना--भग० ६५ 2. दूर करना, हटाना 
-भओत्युक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा--श० ५।६ 3. नष्ट 


( १०६५ ) 


करना, मार डालना, आ-, 1. नीचे बैठना, निकट बेंठना 
2. घात में रहना 3. पहुंचंना, उपगमन करना, पास 
जाना-हिमालयस्थालयमाससाद-कु ० ७६९,शि० २।२ 
रघु० ६४ ४3. अकस्मात्‌ मिलना, प्राप्त करना, निर्माण 
करना रघु० ५६०, १४२५ 5. भुग तना-भट्टि० 
३1२६ 6. मुठभेड़ होना, आकमण करना 7. रखना, 
(प्रेर०) 1. दुर्घटना होना, पाना, हासिल करना, 
प्राप्त करना,--अम रगणनालेब्यमासाथ--रघु ० ८९५ 
2. उपगमन करना, पास जाना, पहुँचना, अधिकार 
में करना नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति 
--पंच० ३1४६, मेघ० ३४, भट्टि० ८३७ 3. पकड़ 
लेता---अमेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वेनतेयमप्यासाद- 
येयम्‌ - विक्रम० १ 4. मुठभेड़ होना, आक्रमण करना 
---भट्टि० ६1९५, उद्‌--, 1, डूबना (आलं० से भी), 
बर्बाद होना, क्षीण होना-उत्सीदेयुरिमे लोका:--भग० 
३।२४ 2. छोड़ देना, त्याग देना 3. विद्रोह के लिए 
उठ्ना; ( प्रेर० ) 1. नष्ट करना, उन्मूलन करना 
. उत्साद्यन्ते जातिधर्माः--भग० १।४२ मनु» 
९॥२६७ 2. उलटना 3; मलना, मालिश करना, उप-, 
1. निकट बैठना, पहुँचना, पास जाना उपसेदुर्दश- 
ग्रीवम्‌ भट्टिः ९९२, ६।१३५ 2. सेवा में प्रस्तुत 


a 


रहना, , सेवा करना -आकल्पसाधनस्तँस्तैरुपसेदुः 


प्रसाघकाः--रघु० १७२२, शि०-१३।३४ 3. चढाई 
करना, नि -, 1. नीचे बैठ जाना, लेटना, विश्राम 
करवा -उष्णालु: शिशिरं निषीदति तरोमूलालनाले 
शिखी विक्रम० २२३ 2. डूवना, विफल होना, 
निराश होना, प्र „ 1. प्रसन्न होना, कृपालु होना, 
मंगलप्रद होना--प्रायः तुमुन्नन्त के साथ तमाल- 
पत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसोद शश्वन्मलयस्थलीषु --रघु० 
६।६४ 2. आश्वस्त होनां, परितुष्ट होना, सन्तुष्ट 
होना--निमित्तमुहिश्य हि यः प्रकुप्यति धुवं स तस्या- 
पगमे प्रसीदति :पंच० १२८३ 3. निर्मल होना, 
स्वच्छ होना, स्पष्ट होना, चमकना (झा० और आ०) 
दिशः प्रसेदुर्मरुतो बव्‌: सुखाः --रघु० ३1१४, प्रससा- 
दोदयादम्भः कुम्भयोनेमंहौजसः --४।२१ 4. फल 
आना, सफल होना, कामयाब होना--क्रिया हि वस्तू- 
पहिता प्रसीदति --रघु० ३1२९, दे० प्रसन्न, (प्रेर०) 
1. राजी करना, अनुग्रह प्राप्त करना, प्रार्थना करना, 
निवेदन करना तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये 
त्वामहमीशमीडयम्‌ -भग० ११।४४, रघु १।८८, 
याज्ञ ० ३।२८३ 2. स्पष्ट करना -चेतः प्रसादयति 

भर्तु० २२३, वि -, डूबना, थक जाना, 2. हताश 
होना, निढाल होना, कष्टग्रस्त होना, खिन्न होना; 
निराश होना, नाउम्मीद होना--विलूपति हसति 
विबीदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌-- गीत० ४, 


१३४ 


भग० २।१, भट्टिः ७८९, रघु० ९७५, प्रेर० 
1. निराशं करना, हताश करना 2. कष्टग्रस्त करना, 
पीडित करना । 

सदः [सिद्‌ञ- अच्‌] वृक्ष का फळ । 

सदंशकः [दंशेन सह कप्‌, ब० स०] केकड़ा । 

सदंशवदनः [सदंशं वदनं यस्य-- ब० स०] बगले का एक 
भेद, कंक पक्षी । 

सदनम्‌ [सद्‌ ल्युट्‌] 1. घर, महल, भवनं 2. म्लान होना, 
क्षीण होना, नष्ट होना 3. अवसाद, श्रान्त, क्लान्ति 
4. हानि 5. यज्ञ-भवन 6. यम का आवास स्थान । 

सद्य (वि०) [सह दयया--ब० स०] कृपाळु, सुकुमार, 
दयापूणे, - यम्‌ (अव्य०) कृपा करके, दया करके । 

सदस्‌ ( नपुं० ) [सीदत्यस्याम्‌-सद्‌ न-असि] 1. आसन, 
आवास, घर, निवासस्थान 2. सभा--पद्धविना सरो- 

` भाति सदः खलजनैविनां--भामि० १1११६, भतूं० 

२६३ । सम०-गत (वि०) सभा में बैठा हुआ, 
--रघु० ३६६, - गृहम्‌ सभा-भवन, परिषत्‌-कक्षा 
जयरघु० ३1६७ । ० 

सदस्यः [सदसि साधु वसति वा यत्‌] 1. सभा का सभासद्‌ 
या सभा में उपस्थित व्यक्ति, सभा का मेम्ब्रर (पंच, 
जूरी का सदस्य) 2. याजक, यज्ञ में ब्रह्मा या सहायक 
ऋत्विज्‌ श०३।7 ` - | 

सदां (अव्य०) [सर्वस्मिन्‌ काले --सर्व-दाच्‌, सादेशः] 
हमेशा, सर्वदा, नित्य, सदैवं । सम०--आनन्द (वि०) 
सदा प्रसन्न रहने वाला, (बः) शिव का विशेषण, 
--गतिः 1: वायु 2. सू. 3. शाश्वत आनन्द, मोक्ष, 
तोया, नीरा 1. करतोया नदी का नाम 2. वह 
नदी जिसमें सदैव पानी रहता हे, बहती हुई नदी, 
--दान (वि०) सदेव उपहार देने वाला, (वह हाथी) 
जिसके सदैव मद बहता हो-पंच० २।७९ (-नः) 
1. मद बहाने वाला हाथी 2. गन्थद्विप, 3. इन्द्र के 
हाथी का नाम 4. गणेश, - नतेः एक पक्षी, खंजन 
-- फल (वि०) हमेशा फलने वाला, (खः) 1. बेल 
का. पेड 2. कटहल का पेड़ 3. गूलर का पेड 
4. नारियल का पेड़, योगिन्‌ (पुं०) इष्ण का 
विशेषण, - शिवः शिव का नाम । 

सदृक्ष (स्त्री०-क्षी), सदृश, सदृश (स्त्रो० झो) (वि०) 
[समानं दर्शनमस्य--दृश्‌+-क्स, क्विन्‌, कडा, वा, 
समानस्य सादेशः] 1. समान, मिलता-जुलता, तुल्य, 
अनुरूप (संबं० या अघि० के साथ अथवा समास 
में प्रयुक्त) 2. योग्य, समुचित, उपयुक्त, समानरूप 
जैसा किं प्रस्तावसदुक्च वाक्यम्‌ --हि० २1५१ 
3. योग्य, ठीक, शोभाप्रद - श्रुतस्य कि तत्सदृशं 
कुलस्य - रघु० १४।६१, १।१५ । 

सदेश (वि०) [सह देशेन ब० स०] 1. किसी देश का 


( १०६६ ) 


स्वामी 2. एक ही स्थान से सम्बन्ध रखने वाला 
3. आसन्नवर्ती, पड़ोसी ! 

सद्मन्‌ (नपु०) [सीदत्यस्मिन्‌ --सद्--मनिन्‌] 1. घर, 
मकान, आवासस्थान --चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो 
विवेश --भामि० २।३२ 2. स्थान, जगह 3. मन्दिर 
4. वेदी 5. जल । 

सद्यस्‌ (अव्य०) [समेऽह्वि -नि०] 1. आज, उसी दिन 
--गवादीनां पयोऽन्येद्युः सद्यो वा जायते दधि, पापस्य 
हि फलं सद्यः - सुभा? 2. तुरन्त, तत्काल, फ़ौरन, 
अकस्मात्‌ -चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश 
-भामि० २।३२, कु० ३।२९, मेध० १६ 3. हाल 
ही में, कुछ ही समय पीछे, जैसा कि सद्यो हुताग्नीन्‌ 
—श° ४ में। सम०---कालः वर्तमान काल, 
-~कालीन (वि०) हाल ही का,--जात (वि०) 
(सद्योजात) अभी पैदा हुआ, (लः) 1. बछड़ा 
2. शिव का विशेषण,-पातिन्‌ (वि०) शीघ्र नष्ट 
होने वाला, नश्वर -मेघ० १०, शुद्धि: --ज्लोचम्‌ 
तत्काल की हुई शुद्धि । 

सद्यस्क (वि०) [सद्यस्‌+-कन्‌] 1. नूतन, अभिनव 
2. तात्कालिक । 

सद्ग (वि०) [सद्‌ +-रु] 1. विश्राम करने वाला, ठहरने 
वाला 2. जाने वाला । 

सहन्द (वि०) [सह इन्द्रेन -ब० स०] झगड़ालू, कलह प्रिय, 
विवादपूर्ण । 

सद्वसथः [सद्‌ 4-वस्‌ }-अथच्‌] गाँव । 

सधर्मन्‌ (वि०) [समानो धर्मोऽस्य सधर्म |-अनिच्‌, ब० 
स०] 1. समान गुणों से युक्त 2. एक जैसा कतंव्यों 
वाला 3. उसी जाति या सम्प्रदाय का 4. समान, 
मिलूता-जुलता । सम० चारिणी वैध स्त्री, शास्त्रीयः 
रीति से विवाहसूत्र में बद्ध स्त्री । 

सघमिणी दे० 5० 'सधर्मचारिणी' । | 


सर्घमन्‌ (वि०) (स्त्री? णो) [सहधर्मो$स्ति अस्य 
“संधर्म +-इनि, ब० स०] दे० सघमंन्‌' । 

सघिस्‌ (पुं०) [सह-+-इसिन्‌, हस्य घः] बैल, सांड । 

सध्रीची [सन्नृयच्‌ +छीष्‌, अलोपः, दीघं:] सखी, सहेली, 
अन्तरंग सहेली भट्टि० ६।७। 

सध्रौचोन (वि०) [सध्रृयच्‌+-ख, अलोपः, दीर्घः] साथ 
रहने वाला, सहचर । 

सध्र्यञ्च्‌ (वि०) (स्त्री, सध्रीची) [सहाञ्चति सह | 
+-अज्च्‌ --किवन्‌, सत्रि आदेशः] साथ चलने वाला, | 
सहचर, साथी, पुं०-सहचर (पति)--शि० ८४४1: 

सन्‌ (भ्वा० पर०, तना० उभ० सनति, सनोति, सनृते, 
सात, कमंवा० सन्यते, सायते, इच्छा» सिसनिषति, 
सिषासति) 1. प्रेम करना, पसन्द करना 2. पूजा 
करना, सम्मान करना 3. प्राप्त करना, अधिगत | 


करना 4. अनुग्रह के साथ प्राप्त करना 5. उपहारों 
से सम्मान करना, देना, प्रदान करना, वितरण 
करना । 

सनः [ सन्‌+-अच्‌ ] हाथी के कानों की फड़फड़ाहट ! 

सनत्‌ (पुं) [ सन्‌ --अति | ब्रह्म का विशेषण-(अब्य०) 
सदा, नित्य । सम०--कुमारः ब्रह्मा के चार पुत्रों 
में से एक:। 

सनसूत्र दे० 'सणसूत्र' । 

सना (अव्य०) [ ==सदा, नि० दस्य नः ] हमेशा, नित्य । 

सनात्‌ (अव्य०) | सना+-अत्‌+-किविप्‌ ] सदा, हमेशा । 

सनातन (वि०) (स्त्री-नी) [ सदा-ट्धुल्‌, तुद्‌, 
नि० दस्य नः ] 1. नित्य, निरन्तर, शाश्वत, स्थायी 
-- एष धर्मः सनातनः 2. दृढ़, स्थिर, निश्चित 
--उत्तर० ५1२२ 3. पूर्वकालीन, प्राचीन,- नः पुरा- 
तन पुरुष, विष्णु -सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ 

भट्टि० १११ 2. शिव का नाम 3. ब्रह्मा का नाम, 
नी 1. लक्ष्मी का नाम 2. दुर्गा या पार्वती का 

नाम 3. सरस्वती का नाम । 

सनाथ (वि०) [ सह नाथेन--ब० स० ] 1. स्वामी 
वाला, प्रभु या पति वाला--त्वया नाथेन वेदेही 
सनाथा ह्यद्य वर्तते -रामा० 2. जिसका कोई अभि- 
भावक या प्ररक्षक हो--सनाथा इदानीं धर्मचारिणः 
लाश? १ 3. कब्जा किया हुआ, अधिकार किया 
हुआ 4. सम्पन्न, सहित, युक्त, समेत, पूर्ण, प्रायः 
समास में -लतासनाथ इव प्रतिभाति श० १, 
शिलातलसनाथो लतामण्डप:--विक्रम० ९, मेघ० ९८, 
कु० ७९४, रघु ० ९४२, विक्रम» ४१० | 

सनाभि (वि०) [समाना नाभिर्यस्य ब० स०] 1. एक 
हो पेट का, सहोदर 2. रिश्तेदार, बंधु 3. समान, 
मिलता-जुलता-ग द्गावर्तसनाभिर्नाभिः-दश° 4. स्नेह- 
शील,-- 1. सगा भाई, नजदीकी रिश्तेदार 
2. रिश्तेदार, बंधु कि० १३।११ 3. रिश्तेदार जो 
सात पीढ़ी के अन्तर्गत हो । 

सनाम्यः [सनाभि+यत्‌] सात पीढियों के भीतर एक ही 
वंश का रिश्तेदार । 

सनिः [सन्‌+इन्‌] 1. पूजा, सेवा 2. उपहार, दान 
3. अनुरोध, सादर निवेदन (स्त्री०) भी इस अर्थे में) । 

सनिष्ठीवम्‌, सनिष्ठेवम्‌ [सह निष्ठी (ष्ठ) वेन ब० स०] 
वह भाषण जिसमें मूँह से थूक निकले, ऐसी बोली 
जिसमें थूक उछले । 

सनी [सनि-|-डीष्‌ | 1. सादर अनुरोध 2. दिशा 3. हाथी 
के कानों की फड़फड़ाहट । 

सनीड (ल) (बि०) [समानं नीडमस्त्यस्य--ब० स०] 
1. एक ही घोंसले में रहने वाळा, साथ-साथ रहने 
“वाला 2. निकटस्थ, समीपवर्ती । 


( १०७ ) 


सन्तः [सन्‌ --त-] दोनों हाथ जुड़े हुए, अंजलि, संहततल । 

सन्तक्षणम्‌ [सम्‌+तक्ष--ल्यूट] ताना, व्यंग्य, लगने की 
बात! 

सन्तत (भू क० कृ०) [सम्‌ तन्‌--क्त] 1. फेलाया हुआ, 
विस्तारित 2. विघ्नरहित, अनवरत, अनवच्छिन्न, 
नियमित 3. टिकाऊ, नित्य 4. बहुत, अनेक,--तम्‌ 
(अव्य०) सदैव, लगातार, नित्य, निरंतर, शाश्वत । 

सन्ततिः (स्त्रीश) [सम्‌+तन्‌+-क्तिन्‌] 1. विछाना 
फैलाना 2. फासला, प्रसार, विस्तार--श० ७८ 
3. अनवच्छिन्न पंक्ति, अविराम प्रवाह, श्रेणी, परास, 
परम्परा, निरन्तरता- चितासन्ततितन्तुजाछनिबिड- 
स्युतेव लग्ना प्रिया मा० ५।१०, कुसुमसन्ततिसन्तत- 
सङ्गमिः--शि० ६।३६ 4. नित्यता, अविच्छिन्न 
निरन्तरता--रघु० ३।१ 5. कुल, वंश, परिवार 
6. सन्तान, प्रजा-सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च 
शर्मणे  रघु० १६९ 7, ढेर, राशि (अलम्‌) सहसा 
सन्ततिमंहसां विहन्तुम्‌ --कि० ५।१७। 

सन्तपनम्‌ [सम्‌ -तप्‌ ञ-ल्यूट्‌] 1. गरम करना, प्रज्वलित 
करना 2. पीडित करना । 

सन्तप्त (भू० क० कृ०) [सम्‌ +-तप्‌ +क्त] 1. गर्म किया 
हुआ, प्रज्वलित, लाल-गरम, चमकता हुआ 2. दुःखी 
कष्टग्रस्त, पीडित - मेघ०७। सम० अयस्‌ (नपु०) 
लाल-गरम लोहा,--बक्षस्‌ (नपुं०) जिसे सांस लेने 
में कठिनाई हो । 

सन्तमस्‌ (नपुं०) सन्तमसम्‌ [सन्ततं तमा प्रा० स०, पक्ष 
अच्‌] सर्वव्यापी या विश्वव्यापी अंधकार, घोर अंघ- 
कार--निमज्जयन्संतमसे पराशयम्‌-- नै० ९।९८, शि० 
९।२२, भट्टि ५।२। 

सन्तर्जनम्‌ [समु--तर्ज --ल्युट्‌] 
डपटना । 

सन्तर्पणम्‌ [सम्‌ --तृप्‌--ल्युट्‌]| 1. सन्तुष्ट करना, संतृप्त 
करना 2. खुश करना, प्रसन्त करना 3. जो खुशी 
का देने वाला हो 4. एक प्रकार का मिष्टान्न । 


म्न्तानः, नम्‌ [सम्‌--तनु-+घव्म_] 1. बिछाना, विस्तृत 
करना, विस्तार, प्रसार, फेलाव 2. नरन्तय, अनव- 
च्छिन्न पंक्ति या प्रवाह, परम्परा, अनवच्छिन्नता 
अच्छिन्नामलसन्ताना - कु० ६।६९, संतानवाहीनि 
दुःखानि उत्तर» ४८ 3. परिवार, वंश 4. प्रजा 
औलाद, बाल-बच्चा-सन्तानार्थाय विधये - रघु० 
१।२४, संतानकामाय राज्ञे--२।६५, १८५२ 5. इन्द्र 
के स्वर्गस्थित पाँच वृक्षों में से एक । 

सन्तानकः [सन्तान +-कन्‌] इन्द्र के स्वर्गीय पाँच वृक्षों में 
से एक वृक्ष या उसका फूल--कु० ६1४६, ७३, 
शि० ६।६। 

सन्तानिका [सम्‌+ तन्‌+-ण्वृलू +टापू, इत्वम्‌] 1. फेन 


घमकाना, डांटना- 


झाग 2. मलाई 3. मकड़ी का जाला 4. चाकू या 
तलवार का फल । 

सन्तापः [सम्‌-- तप्‌+-घञ्ञ्‌ | 1. गर्मी, प्रदाह, जलन - - मा० 
३।४ 2. दुःख, सताना, भुगतना, पीडा, वेदना, व्यथा 
- -सन्तापसन्ततिमहाव्यसनाय तस्यामासक्तमेतदन- 
पेक्षित हेतु चेतः मा० १।२३ श० ३ 3. आवेश, रोष 
4. पश्चात्ताप, पछतावा पंच० १।१०९ 5. तपस्या, 
तप की थकान, शरीर की साघना- सन्तापे दिशतु 
शिवः शिवां प्रसक्तिम्‌ - कि० ५।५०। 

सन्तापनम्‌ (स्त्री) - नी) [सम्‌ +-तप्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌] 
जलन, दाह, नः कामदेव के पाँच बाणों में से एक, 
--नम्‌ 1. जलाना, झुलसना 2. पीडा देना, कष्ट 
देना 3. आवेश उत्तेजित करना, जोश भरना । 

सन्तापित (भू० क० कृ०) [सम्‌+-तप्‌-}-णिच्‌+-क्त] 
गरम किया हुआ, कष्टग्रस्त, पीडित । 

सन्तिः [सन्‌ +-क्तिन्‌] 1. अन्त, विनाश 2. उपहार--तु० 
सति। 

सन्तुष्टिः (स्त्री) [सम्‌ -- तुष्‌ +-क्तिन्‌] पूर्णं संतोष । 

सन्तोषः [सम्‌ +-तुष्‌ + घञ्‌] 1. शान्ति, परितुष्ट, सबर, 
सन्तोष एवं पुरुषस्य परं निघानम्‌-सुभर® 2. प्रसन्नता, 
खुशी, हषं 3. अंगूठा या तर्जनी अंगुली । 

सन्तोषणम्‌ [सम्‌+-तुष्‌ +णिच्‌--ल्युट्‌ | प्रसन्न करना, 
परितृप्त करना, आराम पहुंचाना । 

सन्त्यजनम्‌ [सम्‌ |-त्यज्‌-- ल्युट्‌] छोड़ना, त्याग देना । 

सन्त्रासः [सम्‌ +-त्रस्‌-+घञ्ञ्‌] डर, भय, आतंक । 

सन्दंशः [सम्‌ +-दंश्‌+-अच्‌] 1. चिमटा, सन्डासी 2. स्वरों 
(या वर्णो) के उच्चारण में दांतों को भींचना 3. एक 
नरक का नाम । 

सन्दर्षकः [संदृश+-कन्‌] चिमटा, सिंडासी । 


सन्दर्भः [सम्‌ +-दृभ्‌ घञ] 1. मिलाकर नत्थी करना, 
ग्रथन करना, क्रम में रखना 2. संग्रह, मिलाप, मिश्रण 
3. संगति, निरन्तरता, नियमित संबंध, संलग्नता 
-- सन्दर्भेशुद्धि गिराम्‌-गीत०१ 4. संरचना 5. निबंघ, 
साहित्यिक कृति--रसगंगाधरनामा संदर्भोऽयं चिरं 
जयतु---रस०, उत्तर० ४ । 

सन्दर्शनम्‌ [सम्‌ +-दृश्‌+-ल्युट्‌] 1. देखना, अवलोकन, 
नजर डालना 2. ताकना, टकटकी लगा कर देखना 
3. मिलना, एक दूसरे को देखना 4. दृष्टि, दर्शन 
निगाह 5. खयाल, ध्यान । 

सन्दानम्‌ [सम्‌ +-दो+-ल्युट्‌] 1. रस्सी, डोरी 2. श्रृंखला 
बेडी, नः हाथी का गंडस्थल जहां से मद बहता हैं । 

सन्दानित (वि०) [सन्दान+-इतच्‌] 1. बद्ध, कसा हुआ 
2. बेड़ी में जकड़ा हुआ, श्यृंखलित । 

सन्दानिनी [सम्दानं बन्धनं गवाम्‌ अत्र-सन्दान+इनि+-डीप्‌] 
गोष्ठ, गोशाला । 


( १०६८ ) 


सन्दावः [सम्‌--दु-घव्म ] भगदड़, प्रत्यावर्तन । 

सन्दाहः [सम्‌ -- दह +-घञ्ञ्‌] जलन, उपभोग । 

सन्दिग्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌ --दिह +-क्त] 1. सना 
हुआ, ढका हुआ 2. भ्रामक, सन्देहात्मक, अनिश्चित 

जैसा कि संदिग्ध मति-बृद्धि' में 3. ज्रान्त, 

विह्वल -मा० १३२ 4. सशंक, प्रइनास्पद 5. अव्य- 
वस्थित, अस्पष्ट, दुरूह (जैसे कि वाक्य) 6. खत रनाक, 
जोखिम से भरा हुआ, असुरक्षित 7. विषाक्त । 

सन्दिष्ट (भू० क० कृ०)[सम्‌ + दिश्‌ +क्त] 1. संकेतित, 
इंगित किया हुआ 2. निर्दिष्ट 3. उक्त, वर्णित, सूचित 
4. वादा किया हुआ, प्रतिज्ञात,--टः जिसे संदेश 
पहुँचाने का कार्य सौपा गया हो, संदेशवाहक, दूत, 
हल्क्रारा, संदिष्टार्थ, , ठम्‌ सूचना, समाचार, खबर । 

सन्दित (वि०) [सम्‌+-दो+-क्त] बद्ध, श्वंखलित, बेड़ी से 
जकड़ा हुआ । 

सन्दी [ सम्‌ +-दो+-ड--ङीष्‌ ] खटोला, छोटी खाट, 
शय्याकुश । 

सन्दीपन (वि०) (स्त्री०-नी) [सम्‌ +-दीप्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌] 
1. सुख्याने वाला, प्रज्वलित करने वाला, भड़काने 
वाला -उत्तर० ३ 2. उद्दीपक उत्तर» ४,-नः 
1. कामदेव के पांच बाणों में से एक,-नम्‌ 1. सुलगाना, 
प्रज्वलित करना 2. भड़काना, उद्दीप्त करना -- अनंग- 
सन्दीपनमाशु कुर्वते - ऋतु० १।१२। | 

सन्दीष्त (भू० क० कृ) [सम्‌ +-दीप्‌ +-क्त] 1. सुलगाया 
हुआ, प्रज्वलित किया हुआ 2. उत्तेजित, उहीपित 
3. भड़काया हुआ, उकसाया हुआ, प्रणोदित । 

सन्बुष्ट (भू. क० कृ०) [सम्‌+-दुष्‌+-क्त] 1. कलुषित 
किया हुआ, मलिन किया हुआ 2. दुष्ट, कमीना । 

सन्दूषणम्‌ [सम्‌ +- दृष्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌] मलिन करना, भ्रष्ट 
करना, विषाक्त करना, खराब करना । 

सन्देशः [सम्‌ +- दिश्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. सूचना, समाचार, खबर 
2. संदेश, संवाद सन्देशं मे हर घनपतिक्रोधविश्लेषि- 
तस्य मेध० ७, १३, रघु० १२।६३, कु० ६२ 
3. आज्ञा, आदेश --अनृष्ठितो गुरोः संदेशः श० ५। 
सम० - अर्थः संदेश का विषय,-- वाच्‌ संदेश,--हरः 
1. संदेशवाहक, दूत 2. दूत, राजदूत । 

सन्देहः [सम्‌ +-दिह्‌ +-घञ्ग्‌] 1. संशय, अनिश्चितता, शंका, 
-णअत्र कः सन्देहः 2. जोखिम, खतरा, डर - जीवित- 
सन्देहदोलामारोपितः--- का ०, अर्थाजेने प्रवृत्तिः ससन्देहः 
-हि० १ 3. (अलं० शार में) इस नाम का एक 
अलंकार जिसमें दो पदार्थो की घनिष्ठ समानता के 
कारण रान्ति से एक वस्तु को अन्य वस्तु समझ लिया 
जाय (इस अलंकार को मम्मट तथा अन्य कुछ विद्वान्‌ 
'ससंदेह' नाम से भी पुकारते हैं) ससन्देहस्तु भेदोक्तौ 


तदनुक्तौ च संशयः--काव्य० १०, उदा० दे० मा० ! 


११२, (पाठान्तर), विक्रम० ३।२। सम० दोला 
अनिङ्चिति का झूला, शंका की स्थिति, दुविधा, 
असमंजस । 

सन्दोहः [सम्‌ +-दुह्‌ +-घज्म ] 1: दूध दूहना 2. किसी वस्तु 
की समष्टि, समुच्चय, ढेर, राशि, संघात कुन्दमा- 
कन्दमधुबिदु सन्दोहवाहिना मारुतेनोत्ताम्यति मा० 
३: भामि० ४९ । 

सन्द्रावः [सम्‌ +-द्रु+घञ्ा{] भगदड़, प्रत्यावर्तेन । 

सन्धा [ सम्‌ †-घा-{-अझ+-टाप्‌ | 7. मिलाप, साहचर्य 
2. घनिष्ठ मेळ, प्रगाढ संबंध 3. स्थिति, दशा 4. वादा, 
प्रतिज्ञा अनुबन्ध, सम्विदा ततार सन्धामिव सत्य- 
सन्धः रघु० १४५२, महावीर» ७1८ 5. सीमा, 

“ हृद 6. स्थिरता, स्थेयं 7. संध्या 8. मद्यसंधान । 

सन्धानम्‌ [सम्‌ + घा+-ल्युट्‌] 1. मिळाना, जोड़ना 2. मेल, 
संगम, सम्बन्ध-यदर्घे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव 
तत्‌~श° १।९, कु० ५1२७, रघु ० १२।१०१ 3. मिश्रण, 
(औषधि-आदि का) सम्मिश्रण 4. पुनरुद्धा र, जीर्णोद्धार 
5. ठीक बैठाना, जमाना (जैसे कि धनुष की डोरी 
पर बाण का साधना) - तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ श० ११११, शि० २०।८ 6. मंत्री, मेल, 
दोस्ती, मेल-मिलाप . मृद्घटवत्सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च 
दुर्जनो भवति हि० १।९२ (यहाँ इसका अर्थ 'मिलाना 
या जोड़ना' भी है) 7. जोड़, ग्रन्थि - पादजङ्कयोः 
सन्बाने गुल्फ:-सुश्रु ० 8: अवधान 9. निदेशन 10. संभा- 
लना 11. (मदिरा का) 'आसवन 12. मदिरा या 
उसका कोई भेद 13. पीने की इच्छा उत्तेजित करने- 
वाली चटपटी चीजें 14. अचार आदि बनाना 15. रक्त- 
खावरोधक औषधियों के द्वारा त्वचा की सिकुड़न 
16. काँजी । 


सन्धानित (वि०) | सन्घान+-इतच्‌ ] 1: मिलाया हुआ, 
साथ साथ नत्थी किया हुआ 2. बांधा हुआ, कसा 
हुआ । 

सन्धिः [ सम-+धा--कि ] 1. मेल, संगम, सम्मिश्रण, 
सम्बन्ध- सन्धये सरला सूची वक्रा छेदाय कतंरी 
-सुभा०, मेघ० ५८ 2. संविदा, करार 3. मित्रता, 
संघटन, मंत्री, मेल-मिलाप, सन्धिपत्र सुलहनामा 
(विदेशनीति में प्रयोज्य छः उपायों में से एक) 
“-केति प्रकाराः सन्धीनां भवन्ति--हि० (हि० 
४।१०६--१२५ तक कई प्रकारों का वर्णन किया 
है), शत्रूणां न हि संदध्यात्युर्लिष्टेनापि सन्धिना 
हि० १।८८ 4. जोड़, (शरीर का) सन्धान--तुरगानु- 
घावनकाण्डितसन्धे:-श० २ 5. (वस्त्र की) तह 
6. छेद, विवर, दरार 7. विशेषतया सुरंग, या संघ जो 
चोर किसी मकान में घुसने के लिए बनाते हैं 
~वृक्षवाटिका परिसरे सन्धि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यम- 


( १०६९ ) 


कम्‌-मृच्छ० ३, मनु० ९1२७६ 8. पार्थक्य, प्रभाग 
9. (व्या० में) संहिता, उच्चारण की सुगमता के 
लिए ध्वनिपरिवर्तत की प्रवृत्ति, वर्णविकार 
10. अन्तराल, विंश्राम 11. संकट काल 12. उपयुक्त 
अवसर 13. युगांत-काल 14. (ना० से) प्रभाग या 
जोड़ (यह संधियाँ गिनती में पाँच हैँ-सा० द० 
३३०-३३२) कु० ७।९१ 15. भग, स्त्री की जन- 
नेन्द्रिय । सम०-- अक्षरम्‌ संयुक्त स्वर संघिस्वर, 
(ए, ऐ, ओ, औ), - चोरः घर में सें लगाने वाला, 
बह चोर जो घर में पाड लगाता है,-छेदः (दीवार 
आदि में) छिद्र या सूराख करना,-- जम्‌ मादक मदिरा, 
--जीवकः जो अधर्म की कमाई से जीवन-निर्वाह 
करता हूँ (विशेषतया जैसे कि दलाल) अर्थात्‌ स्त्रियों 
को पुरुषों से मिला कर जीविका अर्जन करने वाला, 
दूषणम्‌ संधि या सुलह का भंग कर देना अरिषु 
हि विजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपवि सन्धि- 
दूषणानि-कि० १।४५,--बन्धः जोड़ों का ऊतक 
“श० २, बन्धनम्‌ स्नायू, कण्डरा, शिरा, -भङद्भः-- 
मुक्तिः (स्त्री) किसी जोड़ का संबंध टूट जाना, 
--विग्रह (पुं०, द्विश व०) शान्ति और युद्ध अधि- 
कारः विदेश विभाग का मन्त्रालय, --विचक्षणः संघि 
की बातचीच करने में निपुण,--बिव्‌ (पुं०) संधि की 
बातचीत करने वाला, - बैला 1. संघ्या-काल 2. कोई 
भी संघिकाल,-हारकः घर में सँघ लगाने वाला । 

सन्धिकः [सन्धि+-कन्‌] एक प्रकार का ज्वर । 

सन्धिका [सन्धिक +-ठाप्‌] (मदिरा का) आसवन । 

सन्थित (वि०) [सन्धा --इतच्‌] 1. मिलाया हुआ, जोड़ा 
हुआ 2. बद्ध, कसा हुआ 3. समाहित, पुनर्मिलित, 
मित्रता में आबद्ध 4. स्थिर किया हुआ, ठीक बैठायां 
हुआ 5. आपस में मिलाया हुआ 6. अचार डाला 
हुआ, प्ररक्षित, - तम्‌ 1. अचार 2. मदिराः। 

सन्धिनी [सन्धा त-इनि+-डीप्‌] । गर्माई हुई गाय (या तो 
सांड से संयुक्त, या उसके द्वारा गाभिन गाय) 
2. असमय दुही जाने वाली गाय । 

सन्धिला [सन्धि ला +-क~+-टाप्‌] 1. भीत में किया हुआ 
छिद्र, गड्ढा, विवर 2. नदी 3. मदिरा । 


सन्धुक्षणम्‌ [सम्‌ --धुक्ष्‌ + ल्युट्‌] 1. सुलगना, प्रज्वलित होना 


2. उत्तेजित करना, उद्दीपन । 

सन्धुक्षित (भू०क०कृ०) [सम्‌ न धुक्ष्‌ त-क्त] सुगा हुआ, 
प्रज्वलित, भभकाया हुआ । 

सन्धेय (वि०) [सम्‌--घा--यत्‌] 1. मिलाये जाने या जोड़े 
जाने के योग्य 2. पुर्नामलित होने के योग्य--सुजनस्तु 
कनकघटवद्‌ दुर्भद्यशचाशुसन्धेयः--हि० १।९२ 
3. जिसके साथ सन्धि की जा सके 4. जिस पर निशाना 
लगाया जा सके । 


| सन्ध्या [सन्धि+-यत्‌+-टाप्‌, सम्‌+ ध्येन-अङन-टापू वा] 
1. मिलाप 2. जोड़, प्रभाग 3. प्रातः याः सायंकाळ का 
संघिवेला, झुटपुटा - अनुरागवती सुन्ध्या दिवसस्तत्पुर- 
स्सरः। अहो दैवगतिदिचित्रा तथापि न समागमः 
-- काव्य० ७ 4. प्रभातं काल 5; सायंकाल, सांझ का 
समय 6. युग का पूर्ववर्ती समय, दो युगों का मध्यवर्ती 
काल, मनु० १।६९ 7. प्रात: काल, मध्याह्न काल 
तथा सायंकाळ की ब्राह्मणे द्वारा प्रार्थना-मनु०२।६९, . 
४।९३ 8. प्रतिज्ञा, वादा, 9. हद, सीमा 10 चिन्तन, 
मनन 11. एक प्रकार का फूल 12. एक नदी का 
नाम 13 बह्या की पत्नी का नाम। सम०` अभ्रस्‌ 
1. सायंकालीन बादल (सूर्य की सुनहली आभा से 
युक्त) - सन्ध्याभ्ररेखेव मुहतरागा पंच० १।१९४ 
2. एक प्रकार की लाल खड्या, येरु, कालः 1. संध्या 
का समय 2. सांझ,- नाटिन्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, 
-- पुष्पी 1. एक प्रकार की चमेली 2. जायफल,--बलः 
राक्षस, रागः सिदुर, रामः (कई विद्वान्‌. यहाँ 
“आराम? शब्द को रखते हैँ) ब्रह्मा का विशषण, 
चन्दनम्‌ प्रातःकाल और संध्या काल की प्रार्थना । 

सन्न (भू० क० कृ०) [सद्‌--क्त] 1. बैठा हुआ, आसीन, 
लेटा हुआ 2. खिन्न, दुःखी, उदास 3. म्लान, विश्रान्त 
4. दुर्बल, निश्शक्त, कमजोर 5. क्षीण, छीजा हुआ 
6. नष्ट, लुप्त 7. स्थिर, गतिहीन 8. सिकुड़ा हुआ 
9. सटा हुआ, निकटस्थ,-न्न: पियाल नामक वृक्ष, 
चिरौंजी का पेड़, म्‌ थोड़ा सा, अल्पमात्रा । 

सक्षक (वि०) [सन्न--कन्‌] नाटा, छोटेक़्द का । सम० 
--द्नुः पियालवृक्ष । 

सन्नत (भू० क० कृ०) [सम्‌+-नम्‌-+-क्त] 1. झुका हुआ, 
नतांग या प्रवण 2. उदास 3. सिकुड़ा हुआ । 

सन्नतर (वि०) [सन्न+तरप्‌] अपेक्षाकृत धीमा, विषण्ण 
(जैसे कि स्वः) । 

सञ्चतिः (स्त्रीश) [सम्‌+-नम्‌--कितिन्‌] 1. अभिवादन, ` 
सादर प्रणाम, सम्मान 2. विनम्रता 3. एक प्रकार 
का यज्ञ 4. ध्वनि, कोलाहल । 

सन्नद्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌ +-नह नकत] 1. एक सावे 
मिलाकरे कटिबद्ध 2. कवचित, सुसज्जित, बख्तरवंद 
3. व्यवस्थित, तैयार, युद्धके लिए उद्यत, शस्त्रास्त्र से 
पूर्णतः सुसञ्जित,-नवजलघरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशा- 
चरः -विक्रम० ४।१, मेघ० ८ 4. तत्पर, उद्यत, 
निमित, सुव्यवस्थित --कुसुममिव लोभनीयं यौवन- 
मङ्गेषु सन्नद्धम्‌--श० १।२१ 6. किसी भी वस्तु से 
युक्त 7. घातक 8. नितान्त संलग्न, सीमावर्ती, निक- 
ट्स्थ 1 

सन्नयः [सम्‌न-नी+ अच्‌] 1. संचय, समुच्चय, परिमाण, 
संख्या 2. पृष्ठभाग (किसी सेना का) पृष्ठभाग । 


( १०७० ) 


सन्नहनस्‌ [सम्‌+नह +ल्युट्‌] 1. तैयार होना, सन्नद्ध 
होना, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना 2. तैयारी 
3. कस कर बांधना 4. उद्योग, प्रयत्न । 

सन्नाहः |सम्‌+नह --घञ_] 1. आपने आपको झस्त्रास्त्र 
से सुसज्जित करना, युद्ध के लिए तैयार होना, कवच 
पहनना 2. युद्ध जसी तयारी, सुसज्जा 3. कवच, 
बस्तर अस्मिन्कलौ खलोत्सृष्टदुष्टवाग्बाणदारण । 
कथं जीवेज्जगन्न स्युः सन्नाहाः सज्जना यदि कीति० 
१३६, कि० १६1१२ । 

सन्नाह्मः [सम्‌- नह ण्यत्‌] युद्ध का हाथी । 

सञ्चिकर्षः [सम्‌+-नि-+-कृष न घडा] 1. निकट खींचना 
समीप छाना, 2. पड़ोस, सामीप्य, उपस्थित--उत्क- 
ण्ठते च युष्मत्सब्रिक्षस्थ--उत्तर ०६, ३।७४, रघु० 
७८, ६१० 3. संबंध, रिस्तेदारी 4. (न्याय० में) 
इंद्रिय का विषय से संबंध, (यह छः प्रकार का हे) । 


सञ्चिकर्षणम्‌ [सम्‌ --नि-- कृष--ल्युट्‌ 1. निकट लाना 
2. पहुँचना, समीप जाना 3. सामीप्य, पड़ोस । 

सन्निकृष्ट (भू० क० कृ०) [सम्‌ +नि+-कृष्‌+-क्त] 
1. समीप आया हुआ 2. समीपवर्ती, सटा हुआ, विक- 
टस्थ,-- ष्टम्‌ सामोप्य, पडोस । 

सन्निचयः [सम्‌ नि+चि{-अच्‌] संग्रह, संचय । 

सन्निघात्‌ (पुं०) [ सम्‌ +-निन-धा+-तृच्‌ ] 1. निकट लाने 
वाला 2. जमा करने वाला 3. चोरी का माल लेते 
वाला - मनु ९।२७८ 4. न्यायालय में लोगों का 
परिचय कराने वाला अधिकारी । 

सन्निधानम्‌, सन्निधिः [ सम्‌ }-नि--घा+-ल्युट्‌, किवा] 
1. मिलाकर रखना, साथ साथ रखना 2. सामीप्य, 
पड़ौस, उपस्थिति--ने० २।५३ 3. दृष्टिगोचरता 
दन 4. आवार 5. ग्रहण करना, कार्य भार लेना, 
6. सम्मिश्रण, समष्टि ¦ 

श्निपातः [ सम्‌ +मि+ पत्‌ +घञ्ञ्‌ ] 1. नीचे गिरना 

उतरना, नीचे आना 2. एक साथ गिरना, मिलना, 
--कि० १३।५८ 3. टक्कर, संपर्क 4. मेल, संगम, 
सम्मिश्रण, मिश्रण, विविध संचय धूमज्योतिः सलिल- 
मरुतां सन्निपातः क्व मेघ:-मेघ० ५ 5. संघात, संग्रह, 
समुच्चय, संख्या - -नानारत्नज्योतिषां सन्निपातः कु० 
१।३ 6. आना, पहुँचना 7. (बात, पित्त कफ) तीनों 
दोपों का एक साथ बिगड़ना जिससे कि विषम ज्वर 
हो जाता हें 8. संगीत में एक प्रकार का समय, ताल । 
सम०--ज्वरः तीनों दोषों के बिगड़ जाने पर उत्पन्न 
होने वाला भीषण ज्वर । 

सश्चिबन्धः [सम्‌ -नि +-बन्ध्‌ +-घञ्ञ्‌ | 1. कस कर बांधना 
2. संबंध, आसक्ति 3. प्रभावकारिता । 

सन्निभ (वि०) [ सम्‌ू+नि-+भा-+क ] समान, सदृश 
(समास के अन्त में प्रयुक्त) -- ऋतु० १।११। 


| सन्नियोगः [ सम्‌ न नि--यूज्‌्--धडा, ] 1. मेल, अनुराग 

2. नियुक्ति । 

सन्निरोधः [ सम्‌+-नि+-रुध्‌+-घञञा ] अडचन, रुकावट ¦ 

सन्निवृत्तिः स्त्री.) | सम्‌ ~-नि¬-वृत्‌+-क्तिन्‌ | 1. वापसी 
-श० ६।१०, रघु ० ८४९, १०।२७ 2. हटना रुकना 
3. निग्रह, सहिष्णुता । 

सन्निवेजञः [ सम्‌ -नि-विश्‌--घञा | 1. गहरी पेठ, 
उत्कट भक्ति या अनुराग, संलग्नता 2. संचय, 


समुच्चय, संघात 3. मेल, मिलाप, व्यवस्था रमणीय 
~ एष वः सुमनसां सन्निवेशः मा० १।९ 4. स्थान, 


जगह, स्थिति, अवस्था--कु० ७२५, रघु० ६।१९ 
5. पड़ौस, सामीप्य 6. रूप, आकृति - उद्दामशरीर 
सन्निवेशः मा० ३, निर्माणसन्निवेशः-का० 7. झोपड़ी 
रहने की जगह,--रघु० १४।७६ 8. उपयुक्तस्थानों पर 
आसन देना, बिठाना-कियतां समाजसन्निवेशः-उत्तर० 
७ 9. बीच में रखना 10. नगर के निकट खुला मदान 
जहाँ लोग मनोरंजन, व्यायाम आदि के लिए एकत्र 
होते हे । 
सन्निहित (भू क० कृ०) [सम्‌--नि+-घा--क्त ] 
1. निकट रक्खा गया, पास पड़ा हुआ, निकटस्थ, 
सटा हुआ, पड़ौस का -श० ४ 2. निकट, समीप, 
नजदीक 3. उपस्थित-अपि सन्निहितो5त्र कुलपति:-श ० 
१, हृदयसन्निहिते -श० ३।२० 4. जमाया हुआ 
रक्खा हुआ, जमा किया हुआ 5. उद्यत, तत्पर 
मुद्रा० १ 6. ठहरा हुआ, अन्तर्वतीं । सम ०-अपाय 


(वि०) जिसका विनाश निकट ही हो, क्षणभंगुर 
नश्वर, अस्थायी कायः सन्निहितापायः--पंच० 
२१७७ । 


सन्न्यसनम्‌ [सम्‌ +-नि+-अप्‌+-ल्युट्‌] 1. त्याग, (हथियार) 
डाळ देना 2. पूर्णेवै राग्य, विरक्ति न च सन्न्यसनादेव 
सिद्धिं समधिगच्छति---भग० ३।४ 3. सौंपना, सुपुर्द 
करना । 

सन्न्यस्त (भू क० कृ०) [ सम्‌ञ-निञ-अस्‌+-क्त ] 
1. डाला हुआ, नीचे रक्खा हुआ 2. जमा किया हुआ 
3. सौंपा हुआ, सुपुर्द किया हुआ 4. एक ओर डाला 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ । 

सन्न्यासः [सम्‌ +नि+-अस्‌+घञ््‌] 1. छोड़ना, त्याग 
करना 2. सांसारिक विषयों तथा अनुरागों से पूर्ण 
वराग्य, सांसारिक वासनाओं का परित्याग, भग० 
६।२, १८२, मनु० १।११४, ५।१०८ 3. धरोहर, 
निक्षेप 4. खेल में शर्त लगाता 5. शरीर त्यागना, 
मृत्यु 6. जटामांसी, बालछड़ । 

सन्न्यासिन्‌ (पुं) [ सम्‌+-नि-अस्‌+-णिनि] 1. जो 
त्याग देता और जमा कर देता हे 2. जो संसार और 
इसकी आसक्तियों का पूर्णतः त्याग कर देता हैं, 


( १०७१ ) 


वैरागी, चौथे आश्रम में स्थित ब्राह्मण - ज्ञेय: स ¦ 
नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति भग० ५३ | 
3. भोजन का त्याग करने वाला, त्यक्ताहार, 
ला भट्रि> ७७६ । 

सप्‌ (भ्वा> पर० सपति) 1. सम्मान करना, पूजा करना 
2. संबंध जोड़ना । 

सपक्ष (वि०) [ सह पक्षेण--व० स० ] 1. पंखों वाला, 
डेनों वाला 2. पक्षवाला, दलवाला 3. एक ही पक्ष 
या दल का 4. बन्धु, समान, सदृश-- (आलं०) दलद्‌- 
द्राक्षानियंद्रसभरसपक्षा भणितय:--भाभि० २७७ 
5' जिसमें अनुमान का पक्ष या साध्य विषय विद्यमान 
हो, क्षः 1. समर्थक, अनुगामी, पक्षपाती, हिमायती 
2. सजातीय, रिह्तेदार--मालबि० ४ 3. [तर्क० 
में) साध्यपक्ष का दृष्टांत, समान उदाहरण--निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपक्षः तर्क० । 

सपत्नः [ सह एकार्थे पतति - पत्‌+-न, सहस्य सः ] शत्रु 
विरोधी, प्रतिन्धी--रघु० ९८ । 

सपत्नी [ समानः पतिः यस्याः ब० स० ङीप्‌, न आदेश: ] 
1. प्रतिद्वन्द्वी या सहपत्नी, प्रतिद्वन्द्वी गृहिणी, सौत 
(एक ही पति की दूसरी पत्नी) --दिशः सपत्नी भव 
दक्षिणस्याः रघु० ६।६३, १४।८६ । 

सपत्नीक (वि०) | सपत्नी कप्‌ ] पत्नी सहित । 

सपत्राकरणम्‌ | सह पत्रेण सपत्र+-डाच्‌+-कृ~-ल्युट्‌ ] 
1. इस प्रकार बाण मारना जिससे कि बाण का पृंख- 
दार भाग शरीर में घुस जाय 2. अत्यंत पीडाकारक 

तु० निष्पत्राकरण । 

सपत्राकृतिः (स्त्री?) [सपत्र+-डाच्‌+-कृ+-क्तिन्‌ ] 
वेदना, पीडा, अत्यंत कष्ट या सन्ताप । 

सपदि (अव्य०) [ सह +-पद्‌ +-इन्‌, सहस्य सः ] तुरन्त, 
क्षण भर में, फौरन, तत्काल सपदि मदनानलो 
दहति मम मानसस्‌ गीत० १०, कु० ३।७६, ६।४। 

सपर्या [ सपर्‌ +-यक्‌+-अ-~-टाप्‌ ] 1. पूजा, अर्चना, 
सम्मान सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन - रघु० ५।२२ 
२।२२, ११।३५, १३।४६, शि १।१४ 2. सेवा, 
परिचर्या । 

सपाद (वि०) [ सहपादेन ब० स० ] 1. पैरों वाला 
2. एक चौथाई बढ़ा हुआ । 

सपिण्डः [ समानः पिडो मूलपुरुषों निवापो वा यस्य ब० 
स० ] समान पितरों को पिंडदान देने वाला, एक 
समान पितरों को पिण्डदान देने के कारण संबंधी, 
बन्धु याज्ञ० १।५२, मनु० २२४७, ५।५९ । 

सपिण्डीकरणम्‌ [सपिण्ड +-च्चि+-कृ -{-ल्यट ] समान पितरों 
के सम्मान में किया जाने वाला विशेष श्राद्ध का 
अनुष्ठान, (यह श्राद्ध किसी बन्धबांघव की मृत्यू के 
एक वर्ष पश्चात्‌ किया जाता हें, परन्तु आजकल 


बहुधा मृत्यु से बारहवें दिन ही किया जाने लगा 
1 

सपीति! (स्त्री०) [ सह एकत्र पीतिः पानस्‌-पा-क्तिन्‌ ] 
साथ साथ पीना, मिलकर पीना, सहपान । 

सप्तक (वि०) (स्त्री--का, ) [सप्तानां समूह 
सप्तन्‌ +-कन्‌ ] 1. जिसमें सात सम्मिलित हों 2. सात 
3. सातवां,-कम्‌ सात वस्तुओं का संग्रह (कविता 
आदि का) । 


सप्तकी [ सप्तभिः स्वरे: इव कायति शब्दायते - सप्तन्‌ 
+कीर+-क--डीष | स्त्री की करधनी या तगड़ी । 


सप्ततिः (स्त्रीः) [ सप्तगणिता दशति:---नि० ] सत्तर, 
(वि०) सत्तरवाँ । 
सप्ता (अव्य०) [सप्तन्‌ +-घाच्‌ ] सात गुण, सात 


प्रकार से। 


सप्तन्‌ (सं० वि०) [ सदेव बहुवचनान्त-कर्तृ ° व कर्म ° सप्त 
[सप्‌न-तनिन्‌] सात। सम० अड्भः (वि०) दे० 
नी० सप्तप्रकृति, अखिस्‌ (वि०) 1. सात जिह्वा या 
लौ वाला 2. बुरी आँख वाला, अशुभ दृष्टि वाला, 
(पुं) 1. अग्नि 2. शनि, अश्ञीतिः (स्त्री) सतासी 
--अशभ्रम्‌ संतकोन, - अश्व; सूर्य, “वाहन: सूर्य,-अह 
सात दिन अर्थात्‌ एक हफ्ता, आत्मन्‌ (पुं०) ब्रह्म 
का विशेषण, ऋषि (सप्ति) (पुं. ब० व०) 
1. सात ऋषि, अर्थात्‌ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु और वसिष्ठ 2. सप्ताषि नामक नक्षत्रपुंज 
(सात तारों का समूह जो उपर्युक्त सात ऋषि कहे 
जाते हैँ), - चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) सँतालिस,-- जिह्वः, 
--जउवालः आग,--तन्खुः यज्ञ. शि० १४६, त्रिशत्‌ 
(स्त्री०) सेतीस,-दशन्‌ (वि०) सत्रह,-दीधितिः अग्नि 
द्वीपा पृथ्वी का विशेषण, धातु (पुं ब० व०) 
शरीर के संघटक सात मूलतत्त्व अर्थात्‌ अन्नरस, 
रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, वीरय, नवतिः 
(स्त्री) सत्तानवे, -नाड़ीचक्रम्‌ ज्योतिष का एक 
रेखाचित्र जिसके द्वारा वर्षाविषयक भविष्यकथन 
किया जाता हैँ,-पर्णः ( इसी प्रकार सप्तच्छदः, 
सप्तपत्रः ) एक वृक्ष का नाम,- पदी विवाह में सात 
पग चलना ( दूल्हा और दुलहिन विवाह संस्कार के 
अवसर पर सात पग मिलकर चलते हे--इसके बाद 
विवाहसम्बन्ध अट्ट हो जाता हूँ), प्रकृतिः (स्त्री० 
ब० व०) राज्य के सात संघटक अंग - स्वाम्यमात्य- 
सुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च अमर०, दे० प्रकृति भी, 
भद्रः सिरस का पेड़, भूमिक, भौम (वि०) 
सातमंजिल ऊंचा (जेसे कि महल),--रात्रम्‌ सात 
रात का समय, विशतिः (स्त्री०) सत्ताइस, विष 
(वि०) सातगुना, सात प्रकार का,--शतम्‌ 1. सात 
सौ 2. एक सौ सात, (ती) सात सौ श्लोकों का संग्रह, 


( १०७२ ) 


--सप्तिः सूर्य का विशेषण -- सर्वेस्खें: समग्रैस्त्वमिव ¦ सभाज्‌ (चुरा? उभ० सभाजयति--ते ) 


नृपगुणदीप्यते सप्तसप्ति:--मालवि० २1१३ । 

सप्तम (वि०) (स्त्री०-मी) [सप्तानां पूरणः सप्तन्‌ 
+-डट्‌, मद्‌] सातवां, मी (स्त्रीश) 1. सातवीं 
विभक्ति (व्या० में) अधिकरण कारक 2. चान्द्रवर्ष 
के किसी पक्ष का सातवाँ दिन । 


सप्तला (स्त्रीश) एक प्रकार की चमेली । 

सप्तिः [सप्‌-+ ति! 1. जूआ 2. घोड़ा--जवो हि सप्तेः 
परमं विभूषणम्‌ --सुभा०-दे० 'सप्तसप्ति' भी । 

सप्रणय (वि०) [सह प्रणयेन - ब० स०] स्नेही, मित्रतापूर्ण । 

सप्रत्यय (वि०) {प्रत्ययेन सह -ब० स०] 1. विश्वास 
रखने वाला 2. निश्चित, विश्वस्त । 

सफरः-री [सप्‌+-अरन्‌, पुषो० पस्य फः] छोटी चमकीली 
मछली तु० 'शफर । 

सफल (वि०) [सहफलेन . ब० स०] 1. फलों से पूर्ण, 
फल देने वाला, उपजाऊ (आलं० से भी) 2. सम्पन्न, 
पूरा किया गया, कामयाब । 

सबन्धु (वि०) [सह बन्धुना-ब० स०] 1. जिसके साथ 
निकट सम्बन्ध हो 2. मित्रयृक्त, मित्रता के सूत्र में 
बंधा हुआ, घुः रिश्तेदार, बन्धु-वांघव । 

सबलिः [सहबलिना ब० स०] सांध्यकालीन झुटपुटा, 
गोघूलिवेला । 

सबाध ( वि० ) [सह बाधया व० स०] 1. आघातपूर्ण 
2. पीडादायक । 

सब्रह्मचर्यम्‌ [समानं ब्रहमचर्यम्‌ सहस्य सः] सहपाठिता 

(एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण) । 

सब्रह्मचारिन्‌ (पुं ) [समानं ब्रह्म वेदग्रहणकाकीनं ब्रत 
चरति चर, +-णिनि, समानस्य सः] 1. सहपाठी (समान 
अध्ययन या समान साधना करने वाला) 2. सहभोगी, 
सहानुभूति रखने वाळा व्यक्ति दुःखसब्रह्मचारिणी 
तरलिका क्व गता का०, हे व्यसनसब्रह्माचारिन्‌ 
यदि न गृह्यं ततः श्रोतुमिच्छामि--मुद्रा ० ६। 

सभा [ सह भान्ति अभीष्टनिश्चयार्थमेकत्र यत्र गहे ] 
1. जलसा, परिषद्‌, गृप्तसभा--पण्डितसभां कारित- 
वान्‌ --पंच० १, नसा सभा यत्र न सन्ति बुद्धाः 
--हि० १ 2. समिति, समाज, सम्मिलन, बड़ी 
संख्या 3. परिषद्‌-कक्ष, या सभा भवन 4, न्यायालय 
3. सार्वजनिक जलसा 6. जूआ खाना 7. कोई भी 
स्थान जहाँ लोग प्रायः आते जाते हों। सम० 

-आस्तारः 1. सभा में सहायक 2. सभासद्‌,--पतिः 

सभा का अध्यक्ष, सभापति 2. जुए का अड्डा चलाने 
वाला, --पुजा दर्शकों के प्रति सम्मान प्रदर्शन,--सद्‌ 
(पुं०) 1. किसी सभा या जलसे में सहायक 2. सभा- 
सद्‌, मेम्बर, 3. अदालत की पंचायत का सदस्य, जूरी 
का सदस्य । 


1. अभिवादन 
करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 
अधित करना, वधाई देना- स्मेहात्संभाजयितुमेत्य, 
-- उत्तर० १।७, शि० १३।१४, श० ५ 2. सम्मान 
करना, पूजा करना, आदर करना 3. प्रसन्न करना, 
तृप्त करना 4. सुन्दर बनाना, अलंकृत करना, सजाना 
--उत्तर० ४1१९ 5. प्रदर्शन करना । 

सभाजनम्‌ [ सभाजूर्सल्युट्‌ | 1. (क) प्रणाम करना, 
अभिवादन करना, सम्मानित करना, पूजा करना 
--शि० १३।१४ (ख) स्वागत करना, बधाई देना 
--रघु० १३।४३, १४।१८ 2. शिष्टता, शिष्टाचार, 
विनम्रता 3. सेवा । 

सभावनः [ सह भावनेन--ब° स० ] शिव का नाप्र। 

सभि (भी) कः [ सभा यूतं प्रयोजनमस्य--ईक | जुए 
का अड्डा चलाने वाला, जुआ खेलाने वाला,” -अयम- 
स्माकं पूर्वसभिको माथुर इत एवागच्छति--मृच्छ० 
३, याज्ञ० २।१३९ । 

सम्य (वि०) [ सभायां साधुः--यत्‌ ] 1. सभा से संबंध 
रखने बाला 2. समाज के योग्य 3. संस्कृत, परिष्कृत, 
विनीत 4. सुशील, विनम्र, शिष्ट--रघु० १।५५, कु 
७।२९ 5. विश्‍वस्त, विश्वसनीय, ईमानदार, भ्यः 
1. मूल्यनिदर्शक 2. सभासद्‌ 3. संमानित कुल में 
उत्पन्न 4. जुआ-खाने का संचालक 5. यूतगृह के 
संचालक का सेवक। 

सम्यता- त्वम्‌ [ सभ्य+तल्‌- टाप्‌, त्व वा | विनञ्रता, 
सुशीलता, कुलीनता । 

सम्‌ ¦ (म्वा० पर० समति) 1. विक्षुब्ध या अव्यवस्थित 
होना 2. विश्लुब्घ या अव्यवस्थित न होना । 

ग (चुरा उभ० समयति--ते) विक्षुब्ध होना । 

सम्‌ (अव्य०) [ सो-†-डमु ] धातु या कुदन्त शब्दों से पूर्व 

उपसगे के रूप में छग कर इसका निम्नांकित अर्थ हे 

(क) के साथ मिल कर, साथ साथ- यथा संगम, 

संभाषण, संधा, संयुज्‌ आदि में (ख) कभी कभी यह्‌ 

घातु के अर्थ को प्रकट कर देता हे, और इसका अर्थ 
होता है 1. बहुत, बिल्कुल, खूब, पूर्णतः, अत्यन्त 

--यथा संतुष्‌, संतोष, संन्यस्‌, संन्यास, संताप आदि 

2. समास में संज्ञा शब्दों के पूर्व प्रयुक्त होकर इसका 

अर्थ है की भाँति, समान, एक जैसा यथा 'समर्थ' में 

3. कभी कभी इसका अर्थ होता हे -- निकट, पूर्व, जैसा 

कि समक्ष में ! 

(वि०) [सम्‌ +अच्‌ ] 1. वही, समरूप 2. समान, 

जैसा कि 'समलोष्टकांचनः' में --रघु० ८२१, भग० 

२।३८ 3. के समान, वसा ही, मिलता-जुलता, करण० 

या संबंध० के साथ अथवा समास में,-गुणयुक्तो दरि- 

दरोऽपि नेशवरैरगुर्णः समः--सुभा०--कु० ३।१३, २३. 


सम 


( १०७३ ) 


4. समान, समतल चौरसं- समदेशवतिनस्ते न दुरा- 
सदो भविष्यति श० १ 5. समसंख्या, 6. निष्पक्ष 
न्यायय्‌ क्त 7. न्यायोचित, ईमानदार, खरा 5. भला, 
सद्गुण संपन्न 9. सामान्य, मामूली 10 मध्यवर्ती. 
बीच का 11 सीधा 12. उपयुक्त. सुविधाजनक 13.तटस्थ, 
अचल, निरावेश 14. सब, प्रत्येक 15. सारा, पूर्ण 
समस्त, पुरा, मम्‌ समतल मदान, चौरस देश कि० 
९।११,—सम्‌ (अव्य०) 1. से, के साथ, मिलकर, 
सहित, (करण० के साथ) आहो निवत्स्यति समं 
हरिणाङ्गवाभिः-श० १।२७, रघु० २।२५, ८६३, 
१६।७२ 2. एक समान--यथा सर्वाणि भूतानि घरा 
धारयते समम्‌ मनु० ९।३११ 3. के समान, इसी 
प्रकार, इसी रीति से--पंच० १।७८ 4. पूर्णत 
5. युगपत्‌, एकही साथ, सब मिल कर, उसी समय 
साथ साथ-नवं पयो यत्र घनेमंया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं 
विसृष्टम्‌--रघु० १३।२६, ४४, १०।६०, १४१ | 
सम०--अंशः समान भाग, "हारिन्‌ (पुं०) सहदाय- 
भागी,-- अन्तर (वि०) समानान्तर,~-आचार !. समान 
या एक जैसा आचरण 2. उचित व्यवहार, --उदकम्‌ 
आधा दही और आधा पानी मिलाकर बनाई गई 
छाछ, मट्ठा,- -उपसा उपमा अलंकार का एक भेद, 
कन्या योग्य या उपयुक्त कन्या (विवाह के योग्य) 
कर्ण: ऐसा चतुष्कोण जिसके कणं एक समान हों 
--कालः वही समय या क्षण, लम्‌ (अव्य०) उसी 
समय, युगपत्‌, कालीन {वि०` समवयस्क, समसाम- 
यिक, कोलः सर्प, साँप, क्षेत्रम्‌ (ज्योतिः० में) 
नक्षत्रों के एक विशेषक्रम का विशेषण, खातः समान 
खुदाई, समानान्तर चतुर्भजों से बनो हुई आकृति 
गन्धकः एक जैसे पदार्थो से बना धूप, चतुरस्र 
(वि०) वर्ग, (र्रम) समभुज चतुष्कोण, चतुर्भुज: 
जम्‌ विषमकोण समचतुर्भूज,-- चित (वि०) 
1. सममतस्क, एक समान, प्रशन्तिचित्त 2. उदासीन, 
~` छेद,--छेदन (वि०) वह भिन्न जिनके हर समान 
हों,-जाति (वि०) समान जाति था वर्ग का-ज्ञा 
ख्याति,--त्रिभुजः,. .,जम्‌ समभुज त्रिकोण, दर्शन 
जाबैशिन्‌ (वि०) समान रूप से देखने वाला, निष्पक्ष 
--विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदशिन:--भग० ५।१७, दुःख 
(विऽ) दूसरों के दुःख को अपने जैसा दुःख समझने 
वाला, (दूसरों से) सहानुभूति रखने वाला, दुःख में 
साथी, कु० ४४, “सुख (वि०) सुख और दुःख 
का पाथी श० ३।१२, दृश्‌ -दृष्टि (वि०) 
पक्षपातरहित, - बुद्धि (वि०) 1. निष्पक्ष 2. तटस्थ, 
निःसंग, भाव (वि०) एक-सी प्रकृति या गुण रखने 
बाला, (बः) समानता, तुल्यता, -मण्डलम्‌ (ज्यो० 


१३५ 


में) मुख्य खड़ी रेखा,--मय (वि०) एक समान मूल 


वाले,-- रंजित (वि०) हलके रंग वाला, - रंभः एक 
प्रकार का रतिबंध, -रेख (वि०) सीधा, प्रकृत्या 
यदकं तदपि समरेखं नयनयोः---श० १।९, लम्धः 


--बम्‌ विषम चतुर्भुज, वर्णः एक ही जाति का, 
-ण्व्तिन्‌ (विऽ) सममनस्क, पक्षपातरहित (पुं०) 
मृत्यु का देवता, यमराज, वृत्तम्‌ 1. वह छंद जिसके 
चारों चरण समान हों 2. दे० 'सममंडल',- बृत्ति 
(वि०) धीर, गंभीर,--बेधः बीच के दर्जे की गहराई 

शोधनम्‌ समीकरण के प्रश्नों में एक सी राशि का 
दोनों ओर घटाना, समव्यवकलत, - सन्धिः एक समान 
शर्तों पर शान्तिस्थापन, सुप्तिः (स्त्री०) विश्वनिद्रा 
(कल्पान्त के अवसर पर समस्त चराचर चिरनिद्रा 
में विलीन हो जाते हे),--स्थ (वि०) 1. बराबर, 
एक रूप का 2. समतल, हूमवार 3. समान,-- स्थलम्‌ 
समतल भूमि । 


समक्ष (वि०) [ अक्ष्णोः समीपम्‌ समक्ष --अच्‌ ] आँखो, 
के सामने मौजूद, दर्शनीय, वर्तमान,--क्षम्‌ (अव्य ०) 
की उपस्थिति में, देखते देखते, आँखों के सामने 
= कु० ५१। 

समग्र (वि०) [समं सकलं यथा स्यात्तथागृह्यते--सम्‌ 
जग्रह +ड ] सब, पूर्ण, समस्त, पूरा-मालवि० 
२।१३। 

समङ्का [सम्‌ +-अञ्ज्‌+-घ-†-टाप्‌] मंजिष्ठा, मजीठ । 

समजः [सम्‌-:-अज्‌ |-अप्‌| 1. पशुओं का झुण्ड, पक्षियों 
का गोल, लहंडा, रेबड़ 2. मूर्खो की संख्या, जम्‌ 
जंगल, अरण्य । 

समज्या {सम्‌ । अज्‌+-क्यप्‌-+-टाप्‌। 1. सम्मिलन, सभा 
2. ख्याति, यश, कीति । 

समञ्जस (वि०) [सम्यक्‌ अञ्जः औचित्य यत्र ब० स०] 
1. उचित, तर्कसंगत, ठीक, योग्य 2. सही, सच 
यथार्थ 3. स्पष्ट, बोधगम्य जैसा कि 'असमञ्जस', 
सद्गुणसंपन्न, भला, न्यायोचित,--भृशाधिरूढस्य 
समञ्जसं जनम्‌ कि० १०।१२ 5. अभ्यस्त, अनुभूत 


6. स्वस्थ, सम्‌ 1. औचित्य, योग्यता 2. यथार्थता 
3. सच्ची गवाही । 
समता, - त्वम्‌ [सम | तल ¬ टाप्‌, त्व वा] 1. एकसापन, 


एकरूपता 2. समानता, एक जेसापन 3. बराबरी 
4. निष्पक्षता, न्याय्यता, समतां नी, समान व्यवहार 
करना मनु० ९।२१८ 5. सन्तुलन 6. पूर्णता 
7. सामान्यता 8. समानता । 

समतिक्रमः [सम्‌+ अति + क्रम्‌ +-घञ्ञ्‌] उल्लंघन, भूल । 

समतीत (वि०) [सम्‌-'-अति-{-इ+-क्त] बीता हुआ, 
गया हुआ रघु० ८।७८। 

समद (वि०) [सह मदेत--ब० स०] 1. नशे में चूर, 


( १०७४ ) 


भोषण 2. मद के कारण मस्त 3. प्रणयोन्मत्त,-उत्तर० 
२।२० । 

समधिक (वि०) [सम्यक्‌ अधिकः-प्रा० स०] 1. अतिशय 
2. अत्यंत अधिक पुष्कल, बहुत अधिक -उत्तर० 
४, कम्‌ (अव्य०) अत्यंत, अधिकता के साथ । 

समधिगमनम्‌ [सम्‌ : अधि +-गम्‌ +-ल्यूट्‌] आगे बढ़ जाना, 
पार कर लेना, जीत लेना । 

समध्व (वि०) [समानः अध्वा यस्य--ब० स०] साथ 
यात्रा करने वाला । 

समनुज्ञानम्‌ [सम्‌+अन्‌+ज्ञाञ-ल्यट्‌} 1. हामी भरना, 
स्वीकृति देना 2. पूर्ण अनुमति, पूरी सहमति । 

समन्त (वि०) [सम्यक्‌ अन्तो यत्र ब० स०] 1. हर दिशा 
में मौजूद, विश्वव्यापी 2. पूर्ण, समस्त, तः सीमा 
हृद, मर्यादा (समन्तम्‌, समन्ततः, समन्तात्‌ क्रिया 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थ 
प्रकट करते हे 'सब ओर से' 'चहुँओर' 'सब ओर 
पूर्णरूप से, पूरी तरह से'। सम० - दुग्धा थूहर, स्नुही 
--पङ्चकम्‌ कुरुक्षेत्र या उसके निकट का प्रदेश-वेणी० 
६, -भद्रः बुद्ध भगवात्‌,--भुज्‌ (पुं) आग । 

समन्यु (वि०) [सह मन्युना ब° स०] 1. शोकाकुल 
2. रोषपूर्ण, रुष्ट । 

समन्बयः [सम्‌ +-अन्‌ :-इ--अच्‌] 1. नियमित परंपरा 
या क्रम 2. संबद्ध अनुक्रम, पारस्परिक सम्बन्ध, 
तात्पर्य, तत्तु समन्वयात्‌ः - ब्रह्म १।१।४, न च 
तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वये 
ऽर्थान्तरकल्पना युक्ता शारी० 3. संयोग । 

समन्वित (भू क० कृ०) [सम्‌--अभि+प्लु--क्त] 
1. संबद्ध, प्राकृतिक क्रम में आबद्ध 2. अनुगत 
3. सहित, युक्‍त, भरा हुआ <. ग्रस्त । 

समभिप्लृत (भू० क० कृ०) [सम्‌+-अभि¬-प्लु +क्त] 
1. बाढग्रस्त 2. ग्रहण ग्रस्त । 

समभिव्याहारः [सम्‌ +अभिञ+विञ-आ-+ ह+ घडा] 
1. मिलाकर उल्लेख करना 2. साहचर्य, साथ 3. शब्द 
का साहचर्य या सामीप्य, जब कि उस (शब्द) का 
अर्थ स्पष्ट रूप से निश्चित कर लिया गया हो । 


समभिसरणम्‌ [सम्‌ |-अभिन-सृञ-ल्युट्‌] 1. पहुँचना 
2. खोज करना, कामना करना । 
समभिहारः [सम्‌ +अभि+-ह्‌+-घञ्ग्‌] 1. साथ-साथ 


ले जाना 2. आवृत्ति 3. अतिरिक्त, फालतू । 

समभ्यचनम्‌ [ सम्‌-+अभि+- अचं +ल्युट्‌ ] पूजा करना, 
अर्चना करना । 

समम्याहारः [ सम्‌ न-अभि+-आ 
रहना, साहचर्य । 

समयः [ सम्‌ +इ--अच्‌ ] 1. काल 2. अवसर, मौका 
3. योग्य काल, उपयुक्त काल, या ऋतु, ठीक ववत 


हृपघडा ] साथ 


--कु० ३।२५ 4. करार, समझौता, संविदा, पहले से 
किया गया ठहराव मिथः समयात्‌ -श°० ५ 
5. रूढि, प्रथा 6. चालचलन का संस्थापित नियम, 
संस्कार, लोकप्रचलन कि० १।२८, उत्तर० १ 
7. कवियों का अभिसमय (उदा० बादलों के दर्शन 
से प्रेमी और प्रेमिका का वियोग हो जाता हैं) 
8. नियुक्ति, स्थिरीकरण 9. अनुबंध, शर्त--विक्रम० ५ 
10. कानून, नियम, विनियम याज्ञ ३।१९ 
11. निदेश, आदेश, निर्देश, विधि 12. आपत्काल, 
संकटकाल 13. शपथ 14. संकेत, इंगित, इशारा 
15. सीमा, हद 16. प्रदर्शित उपसंहार, सिद्धांत, 
मतवाद--बौद्ध,° वेशेषिकः 17. अन्त, उपसंहार 
समाप्ति 18. सफलता, समृद्धि 19. कष्ट का अन्त । 
सम०--अध्युषितम्‌ ऐसा समय जब कि न सूर्य दिखाई 
देता है न तारे. अनुवर्तिन्‌ (वि०) मानी हुई प्रथा 
का पालन "करने वाला,_अनुसारेण,-- उचितम्‌ 
(अव्य०) अवसर के अनुकूल जैसा मौक़ा हो,-आचारः 
लोकप्रचलित चलन, मानी हुई प्रथा,-- क्रिया करार 
करन!,-परिरक्षणम्‌ किसी समझौते का पालन करना, 
सन्धि या करार--न समयपरिरक्षणं क्षमं ते-कि० 
१॥४५,--व्यभिचारः प्रतिज्ञा तोड़ना, ठेके का उल्लघंन 
या भंग, व्यभिचारिन्‌ (वि०) प्रतिज्ञा या वचन 
भंग करने वाला । 


समया (अव्य०) [सम्‌ +इ-आ ] 1. ठीक, ऋतु के 
अनुकूल, ठीक समय पर 2. निश्चित समय पर 3. बीच 
में, के अन्दर, (दो के) बीच में 4. निकट (कर्म० के 
साथ) समया सौधभित्तिमू-दश०, शि० ६।७३, 
१५।९, नल० ४1८ । 
समरः, रम्‌ [सम्‌+ ऋ--अप्‌ | संग्राम, युद्ध, लड़ाई 
--कर्णादयोऽपि समरात्पराङमृखीभ वन्ति-- वेणी० ३। 
सम० उद्ेशः,-भूमिः रणक्षेत्र,- मूर्धन्‌ (पुं०) 
--ज्ञिरस्‌ (नपुं०) युद्ध का अग्रभाग । 
समचंनम्‌ [ सम्‌ +अचं +-ल्युट्‌ ] पूजा, अर्चना, आराधना । 
समरणं (वि०) [ सम्‌ अद्‌ --क्त ] 1. कष्टग्रस्त, पीडित, 
घायल 2. पृष्ट, निवेदित । 
समर्थ (वि०) [ सम्‌-- अर्थ्‌ +अच्‌ ] 1. मजबूर, शक्ति- 
शाली 2. सक्षम, अभ्यनुज्ञात, पात्र, योग्यताप्राप्त 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि-मन्‌ ० ४।१८६, याज्ञ ० १।२१२ 
3. योग्य, उपयुक्त, उचित--तद्धनुग्रBहणमेव राघव 
प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम्‌ ---रघु० ११।७९ 4. योग्य या 
समुचित बनाया हुआ, तैयार किया हुआ 5. समा- 
नार्थी 6. सार्थक 7. समुचित उद्देश्य या बल रखने 
वाला, अतिबलशाली 8. पास-पास विद्यमान 9. अर्थत 
संबद्ध,--र्थः 1, (व्या० मे) सार्थक शब्द 2. साथक 
वाक्य में मिला कर रक्ख हुए शब्दों की संसक्ति । 


{ १०७५ } 


समर्थकम्‌ [ सम्‌ + अर्थं +ण्दुलू | अगर की लकड़ी । 

समर्थनम्‌ | सम्‌ 4 अर्थ +-ल्युट्‌ ] 1. संस्थापन, पुष्टि 
करना, ताईद करना 2. रक्षा करना, सहारा देना, 
न्यायसंगत सिद्ध करना-स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌-काव्य० 
७ 3. वकालत करना, हिमायत करना 4. अनुमान 
लगाना, विचार करना, चिन्तन करना 5. विचार- 
विमर्श, निर्धारण, किसी वस्तु के औचित्यानौचित्य 
का निर्णय करना 6. पर्याप्तता, अचूकता, बल, 
घारिता 7. ऊर्जा, धेये 8. भेदभाव दूर कर फिर 
समझौता करना, कलह दूर करना 9. आक्षेप । 

समर्धक (वि०) [सम्‌+ ऋध्‌ +-ण्वृल्‌ | 1. वरदाता 
2. समृद्ध करने वाला । 

समपंणम्‌ | सम्‌ +-अर्प +-ल्युट्‌ ] देना, हस्तांतरण करना, 
सौपना, हवाले करना । 

समर्याद (वि०) [ सह सर्यादया - ब० स० ] 1. सीमित, 
बंधा हुआ 2. निकटवर्ती, समीपवर्ती 3. शुद्धाचारी, 
औचित्य को सीमा के अन्दर रहने वाला 4. सम्मान- 
पूर्ण, शिष्ट । 

समल (वि०) [ मखेन सह -ब० स० ] 1. मला, गन्दा, 
मलिन, अपवित्र 2. पापपूर्ण, -लम्‌ पुरीष, मल, 
विष्ठा । 

समवकारः [ सम्‌ +अव-कृ+- घञ्‌ ] नाटक का एक 
भेद (सा? द० ५१५ में निम्नांकित परिभाषा दी गई 
हे -वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । संश्रयो 
निर्विमर्शास्तु त्रयोऽङ्काः ॥ ) 

समवतारः [ सम्‌--अव+त्‌+घव्म_ ] 1. उतार 2. घाट- 
जहाँ से किसी नदी या पुण्यस्नानतीथं में उतरा जाय 
--समवतारसम रसमंस्तटे:--कि० ५।७। 


समवस्था [ समा तुल्या अवस्था वा सम्‌ --अव--स्था-- 
अङ--टाप्‌ ] 1. निश्चित अवस्था 2. समान दशा या 
स्थिति श० ४ 3. अवस्था या दशा -रघु० १९५०, 
मालवि० ४।७। 

समवस्थित (भू० क० कृ०) [सम्‌ ञ-अव¬-स्था+-क्त ] 
1. स्थिर रहता हुआ 2. स्थिर । 


समबाप्तिः (स्त्री०) | सम्‌+ अव--आप्‌ +- क्तिन्‌ ] श्राप्ति, 


अमिग्रहण । 

समवायः | सम्‌ 1-अव--इ+-अच्‌ ] 1. सम्मिश्रण, मिलाप, 
संयोग, समष्टि, संग्रह-सर्वाविनयानामेकेकमप्येषामा- 
यतनं किमुत समवायः--का०, बहूनामप्यसाराणां 
समवायो हि दुर्जयः-सुभा० 2. संख्या, समुच्चय, राशि 
3. घनिष्ठ संबंध, संसक्ति 4. (बशे० में) प्रगाढ 
मिलाप, अविच्छिन्न तथा अविच्छद्य संयोग, अभेद्य 
संलग्नता या एक वस्तु का दूसरी में अस्तित्व (जैसे 
पदार्थ और गुण, अंगी और अंग), वशेषिकों के सात 
पदार्थो में से एक । 


ससबायिन्‌ (वि०) | समवाय-+-इनि ] 1. घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध 2. समूच्चयवाचक, बहुसंख्यक । सम०-- 
कारणम्‌ अभेद्य कारण, उपादान कारण (वैज्ञेषिक 
दर्शन में वणित तीन कारणों में से एक) 

समवेत (भू? क० कृ०) [सम्‌+-अव+-इ-+-क्त] 
1. एकत्र आये हुए, मिले हुए, जुड़े हुए, सम्मिलित 
2. घनिष्ठता के साथ संबद्ध, अन्तर्भूत, अभेद्य रूप से 
संयुक्त 3. बड़ी संख्या में समाविष्ट या सम्मिलित । 

समष्टि: (स्त्री) | सम्‌ --अश्‌ + क्तिन्‌ | समुच्चयात्मक 
व्याप्ति, एक जैसे अंगों का समूह, अवयवी जो सम- 
तत्त्वता से युक्त अवयवों का पुज है (विप० व्यष्टि) 
-- समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनातू । तद- 
भावात्तदन्ये तु ज्ञायंते व्यष्टिसंज्ञया ॥ पंच० । 

समसनम्‌ [ सम्‌ --अस्‌--ल्युट्‌ ] 1. एक साथ मिलाना, 
सम्मिश्रण 2. संयुक्त करना, समस्त (समास युक्‍त) 
शब्दों का निर्माण 3. संकुचित करना । 

समस्त (भू क० कृ०) | सम्‌ --अस्‌--क्त ] 1. एक 
जगह डाला हुआ, सम्मिश्चित 2. संयुक्त 3. किसी 
पदार्थ में पूर्णतः व्याप्त 4. संक्षिप्त, संकुचित, संक्षेपित 
5. सारा, पूर्ण, पुरा । 

समस्या [ सम्‌ -|-अस्‌--क्यपू--टाप्‌ ] 1. पूर्ण करने के 
लिए दिया जाने वाला छंद का चरण, कविता का वह 
भाग जो पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाय-कः श्रीपतिः 
का विषमा समस्या-- सुभा ० । इस प्रकार “वागर्थाविव 
सपृक्ती' “शतकोटिप्रविस्तरम' 'तुरासाहं पुरोधाय 
पंक्तियाँ 'नेमु: सर्वे सुराः शिवौ' से पूर्ण हो जाती है) 
2. (अतः) अधूरे को पूरा करना-गौरीव पत्या सुभगा 
कदाचित्कर्त्रीयमप्यर्घंतनू समस्याम्‌--ने० ७।८२, 
(समस्या --संघटनम्‌ ) । 


समा [सम्‌ --अच्‌ --टाप्‌] (प्रायः ब० व० में प्रयोग, परन्तु 
पाणिनि द्वारा एक वचन में भी प्रयूवत-उदा० समां 
समाम्‌-पा० ५।२।१२) वर्ष,-तेनाष्टौ परिगमिता 
समाः कथंचित्‌ - रघु० ८।९२, तयोश्चतुर्दशेकेन रामं 
प्रात्राजयत्समा:-- १२1६, १९।४, महावीर० ४।४१ 
अव्य०-से, साथ मिला कर । 

समांसमीना [सभां समां विजायते प्रसूते--ख प्रत्ययेन नि०] 
वह गाय जो प्रतिवर्ष व्याती हुं और बछडा देती हे । 

समाकषिन्‌ (वि०) (स्त्री०-- णी) [सम्‌ --आ¬-कृष्‌+- 
णिनि] 1. आकर्षक 2. दूर तक गंध फैलाने वाला, या 
प्रसार करने वाला, पुं० प्रसृत गंध, दूर तक फेली गंध । 

समाकुल (वि०) [सम्यक्‌ आकुल:- प्रा० स०] 1. भरा 
हुआ, आकीर्णे, भीड़-भाड़ से युक्त 2. संक्षुब्ध, घबराया 
हुआ: उद्विग्न, हड़बड़ाया हुआ । 

समाख्या | सम्‌+-आ+-ख्या+-अङ्‌-टाप्‌] 1. यश, कीति 
ख्याति 2. नाम, अभिधान । 


हं ( 

समाख्यात (भू० क० कृ०) [सम्‌ -!-आ--ख्या--क्त] 
1. हिसाव लगाया हुआ, गिना हुआ, जोड़ा हुआ 

पूर्णतः वर्णित, उद्घोषित, प्रकथित 3. विख्यात, 

प्रसिद्ध । 

समागत (भू० क० कृ०) [सम्‌+-आ--गम्‌ --क्त] 1. साथ 
साथ आया हुआ, मिला हुआ, सम्मिलित, संयक्त 

पहुँचा हुआ 3. जो संयुक्त अवस्था में हो । 

समागतिः [सम्‌ |-आ-|-गम्‌ + क्तिन्‌| 1. साथ साथ आना, 
मेल, मिलाप 2. पहुँचना, उपगमन 3. समान दशा या 
प्रगति । 

समागम: । सम्‌ --आ-:-गम्‌--घव्न ] 1. मेल, मिलन, 
मुठभेड़, सम्मिश्रण,--अहो देवगतिर्चित्रा तथापि न 
समागमः--काव्य ० ७ रघु० ८४, ९२, १९१६ 
2. सहवास, साहचर्य, संगति - जैसा कि 'सत्समागम 
में 3. उपगमन, पहुँच 4. (ज्योति० में) संयोग । 

समाघातः [सम्‌+-आ-~+-हन्‌-घञ्‌] 1. वध, हत्या 
2. संग्राम, युद्ध । 

समाचयनम्‌ [सम्‌ --आ--चि--ल्युट्‌] सञ्चयन, बीनना ! 

समाचरणम्‌ [सम्‌ --आ-|-चर्‌ल्युट अभ्यास करना, 
पालन करना, व्यवहार करना । 

समाचार [ सम्‌+आ-+चर्‌--घव्म्‌ ] 1. प्रगमन, गति 
2. अभ्यास, आचरण, व्यवहार 3. सदाचार या अच्छा 
चालचलन 4. खबर, सूचना, विवरण, वार्ता । 

समाजः [सम्‌ + अज्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. सभा, मिलन, मजलिस 
-विशेषत: सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ 
~ भतु ० २।७ 2. मण्डल, गोष्ठी, समिति या परिषद्‌ 
3. संख्या, समुच्चय, संग्रह 4. दल, आमोद-प्रमोद 
विषयक मिलन 5. हाथी । 

समाजिकः [समाज--ठक्‌] सभासद्‌ दै० 'सामाजिक' । 

समःशा [सम्‌ --आ-+-ज्ञा-+ अङ -टाप्‌ | यश, कीति । 

समादानम्‌ [सम्‌ +-आ-{-दा +-ल्युट्‌ | 1. पूर्णतः लेना 2. उप- 
युक्त उपहार लेना 3. जैन सम्प्रदाय का नित्य-कृत्य । 

समादेशः [सम्‌ +---दिश्‌ +घज्म_] आज्ञा, हुक्म, निदेश, 
निर्देश । 

समाधा [सम्‌ + आ-+-धा-¦ 
धान । 

समाधानम्‌ [सम्‌ +-आ-+-धा+-ल्य॒ट्‌] 1. साथ साथ रखना 
मिलाना 2. ब्रह्म के गुणों का मन से चिन्तन करना, 
3. भावचिन्तन, गहन मनन 4. एकनिष्ठता 5. स्थैयं 
स्वस्थता, (मन की) झान्ति, सन्तोष -चित्तस्य समा- 
धानम्‌, बुद्धेः समाधानम्‌ गंगा० १८ 6. संदेह- 
निवारण करना, पूर्वपक्ष का उत्तर देना, आक्षेप का 
उत्तर देना 7. सहमत होना, प्रतिज्ञा करना 8. (नाट० 
में) मुख्य घटना जिस पर नाटक की पूर्ण वस्तुकथा 
अवलंबित हे । 


>अडः-+टाप्‌] दे० नी० 'समा- 


१०७६ ) 


समाधिः [सम्‌+आ--धा+ कि] 1. संग्रह करना, स्वस्थ 
करना, (मन को) एकाग्र करना 2. ,भावचिन्तन, 
किसी एक विषय पर मन को केन्द्रित करना, ब्रह्म- 
चिन्तन में पूर्णलीनता अर्थात्‌ (योग की आठवीं और 
अन्तिम अवस्था) आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति कु० ३।४०, ५०, मृच्छ० 
१।१, भतृ> ३।५४, रघु०८।७८, शि० ४५५ 3. एक 
निष्ठता, संकेन्द्रण, मनोयोग तस्यां लग्नसमाधि 
(मानसम्‌) --गीत ० 4. तपस्या, घर्मकृत्य, साधना 
अस्त्येतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम्‌ --श°० १, तपः 
समाधिः--कु० ३।२४, ५।६, १।५९, ५१४५ 5. साथ 
मिलाचा, संकेन्द्रण, सम्मिश्रण, संग्रह त॑ वेधा विदथे 
नूनं महाभूत समाधिना -रघु० १।२९ 6. पुनमिलन, 
मतभेद दूर करना 7. निस्तब्धता 8. अंगीकार, स्वी- 
कृति, प्रतिज्ञा 9. प्रतिदान 10. पूर्ति, सम्पन्नता 
11. अत्यन्त कठिनाइयों में धेयं धारण करना 
12. असम्भव बात के लिये प्रयत्न करना 13. (दुर्भिक्ष 
के अवसर पर) अनाज बचा कर रखना, अन्न संचय 
करना 14. मकबरा, शव प्रकोष्ठ 15 गरदन का 
जोड़, गरदन की विशेष अवस्था--कि० १६।२१ 
16. (अलं० में) एक अलंकार जिसकी मम्मट ने 
निम्नाङ्कित परिभाषा की हे- समाधि: सुकरं कार्य 
कारणान्तरयो गतः काव्य० १०, दे० सा० द० ६।१४ 
17. शेली के दस गुणों में से एक, दे० काव्या० 
१।९३। 

समाध्मात (भू ०क०कृ०) [सम्‌+ आ+-घ्मा+-क्त] 1. फूंक 
मारा हुआ 2. फुलाया हुआ, प्रफुल्लित, स्फीत, हवा 
भरा हुआ । 

समान (वि०) [सम्‌ + अन्‌ +-अण्‌] 1. वही, तुल्य, सदृश 
एक जसा समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ सुभा० 
2. एक, एकरूप 3. भला, सदगुणसम्पन्न, न्याय्य 
4. सामान्य, साधारण 5. सम्मानित, - नः 1. मित्र, 
तुल्य 2. पाँच प्राणों में से एक (इसका स्थान नाभि 
का गर्त हँ, तथा पाचन शक्ति के लिये परमावश्यक 
है) - मम्‌ (अव्य०) समान रूप से, सदृश (कस्ण० 
के साथ) जलधरेण समानमुमापति:--कि० १८४ | 
सम० --अधिकरण (वि०) 1. समान आधार वाला 
2. उसी वर्ग या पदार्थ म॑ विद्यमान 3. (व्या० में) 
एक ही कारक की विभक्ति से युक्त होना (णम्‌) 
1. वही स्थान या परिस्थिति 2. कारक में समान 
होना, कारक सम्बन्ध 3. वर्ग (जिसमें अनेक सम्मि- 
लित हों), प्रजातीय गुण, अर्थः उसी अर्थ वाला 
पर्यायवाची उदकः एसा सम्बन्धी जो समान पितरों 
को जल तर्पण के कारण संवद्ध हें (यह सम्बन्ध सातवीं या 
ग्यारहवीं पीढ़ी से तेरहवीं या कुछ के अनुसार चौदहवीं 


( १०७७ ) 


पीढ़ी तक जाता हु) --समानोदकभावस्तु निवर्तेता- 
चतुर्देशात्‌ दे० मनु० ५।६० भो, उदयंः एक पेट 
से उत्पन्न, सहोदर भाई,--उपमा एक प्रकार की 
उपमा -दे० काव्या २२९,---काल--कालीन(वि०) 
एककालिक, समकालीन --गोत्र: =सगोत्र, एक ही 
गोत्र का, दुःख (वि०) सहानुभूति रखने वाला, 
धर्मन्‌ (वि०, एक ही प्रकार के गुणों से युक्त, सहानु- 
भूतिदर्शक, गुणों को सराहने वाला मा० १।६, 
यमः स्वर का वही उच्चग्राम, रुचि (वि०) एक 

सी रुचि वाला। 

समानयनम्‌ [सम्‌ --आ 
करना, सचालन । 

समापः [समा आपो यस्मिन्‌ ब० स०] देवताओं के प्रति 
यज्ञ करना या आहुति देना । 

समाप्तिः (स्त्री?) [सम्‌ +-आ¬-पद्‌-+- क्तिन्‌] 1. मिलना 
मुठभेड़ 2. दुर्घटना, आकस्मिक घटना, अकस्मात्‌ 
मुठभेड़ - समापत्तिदुष्टेन केशिना दानवेन-विक्रम० १, 
क्रियासमापत्तिनिवतितानि रघु० ७।२३, कु० 
७॥७५ । 

समापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [सम्‌ --आप्‌-"ण्वुल्‌] 
समाप्त करने वाला, सम्पन्न करने वाला, पूरा करने 
वाला । 

समापनम्‌ [सम्‌ +-आप्‌ +-ल्युट्‌] 1. पूर्ति, उपसंहार, समाप्ति 
करना मनु० ५।८८ 2. अभिग्रहण 3. मार डालना, 
नष्ट करना 4. अनुभाग, अध्याय 5. गहन मनन । 

समापन्न (भू ० क० कृ०)[सम्‌ + आ --पद्‌ त क्त] 1. प्राप्त, 
अवाप्त 2. घटित, हुआ 3. आगत, पहुंचा हुआ 
4. समाप्त, पूर्ण, सम्पन्न 5. प्रवीण 6. सम्पन्न 7. दुःखी, 
कष्टग्रस्त 8. वध किया हुआ । 

समापादनम्‌ [ सम्‌+- आ-{-पदञ-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] सम्पन्न 
करना, मूल रूप देना । 

समाप्त (भू० क० कृ०) [सम्‌ 4-आप्‌ +क्त] 1. पूर्ण किया 
हुआ, उपसंहृत, पूरा किया हुआ 2. चतुर । 

समाप्ताल: [सम।प्ताय अलति पर्याप्नोति-समाप्तन-अल्‌ 
-+-अच्‌ | प्रभु, पति । 

समाप्तिः (स्त्री) [सम्‌+-आप्‌ --क्तिन्‌] 1. अन्त, उप- 
संहार, पुति, समाप्त करना 2. निप्पन्नता, पूरा करना, 
पूर्णता 3. पूनमिलन, मतभेद दूर करना, विवाद को 
समाप्त करना । 

समाप्तिक (वि०) [समाप्तिञ-ठन्‌] 1. अन्तिम, समापक 
2. समापिका 3. जिसने कोई काम पुरा किया हु कः 
1. समापक 2. जिसने वेदाध्ययन का पूर्ण पाठयक्रम 
समाप्त कर लिया हूँ । 

समाप्लृत ( भू? क० कृ० ) [सम्‌+-आ+प्लु+कक्‍्त] 
1. बाढ्ग्रस्त, बाढ़ में डूबा हुआ 2. भरा हुआ। 


नी +ल्युट्‌] साथ लाना, संग्रह 


समाभाषणम्‌ | सम्‌ -आ-+भाष्‌ +ल्युदट] समालाफ, वार्ता- 
लाप रघु० ६।१६। 

समाम्नानम्‌ [सम्‌ |-आ--म्ता--ल्युट्‌] 1. आवृत्ति, उल्लेख 
2. गणना 3. परम्परा प्राप्त पाठ । 

समाम्नायः [सम्‌ + आ {-म्ना त-य] 1. परम्परागत पाठ, 
अनुश्रुति 2. परम्परागत (शब्द) संग्रह --अस्वइति 
पशुसमाम्नाये पठयते--उत्तर० ४ 3. साहित्य पर- 
म्परा, अनुश्नुति ¦. पाठ, सस्वर पाठ, निर्देशन 5. जोड़ 
समष्टि, संग्रह अक्षरसमाम्नभयम्‌ शिक्षा ५७, 
(अर्थात्‌ असे ह तक की वर्णमाला जो शिव की कृपा 
से पाणिनि को प्रगट हुई) । 

समायः [सम्‌ +-आ {-इ+-अच्‌] 1. पहुँचना, आना 2. दशन 
करना । 

समायत (भू० क० कृ०) [सम्‌ न-आ+-यम्‌ +क्‍्त] खींचा 
हुआ, बढ़ाया हुआ, लंबा किया हुआ । 

समायुक्त ( भू० क० क्रुर) [सम्‌ +-आ+-युञ्‌+-क्त] 
1. साथ जोडा हुआ, संबद्ध, संयुक्त 2. कृतसंकल्प, 
संलग्न 3. तैयार किया गया, उद्यत 4. युक्त, सज्जित 
भरा हुआ, सहित, अन्वित 5. जिसको कोई कार्यभार 
सौंप या गया हे, नियुक्त किया हुआ । 

समायुत (भू० क० कृ०)[सम्‌+-आ-+-यु+-क्त] 1. संयुक्त, 
सम्बद्ध, साथ मिलाया हुआ 2. संगृहीत, एकत्र किया 
हुआ 3. सहित, युक्त, सज्जित, अन्वित । 

समायोगः [सम्‌ +आ--यृज्‌ +घञ्ा] 1. मेल, सम्बन्ध 
संयोग 2. तैयारी 3. धनुष पर ( बाण ) साधना 
4. संग्रह, ढेर, समुच्चय 5. कारण, प्रयोजन, 
उद्देश्य । 

समारम्भः [सम्‌ +-आ--रभ्‌-घञ्ञ्‌, मम्‌] 1. आरम्भ, 
शुरू 2. साहसिक कार्य, उत्तरदायित्वपुरण कार्य, काम, 
कर्म --भव्यमुख्या: समारम्भा * *** तस्य गूढं विपेचिरे 
रघु १७।५३, भग० ४।१९ 3. अंगराग । 

समाराधनम्‌ [सम्‌ +-आ--राधू+-ल्युट्‌] 1. सन्तुष्ट करते 
का साधन, प्रसन्न करना, खुशी नाट्यं भिन्नरुचेजं- 
नस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌-मालवि० १।४ 2. सेवा 
टहल,-- रघु० २।५, १८१० । 

समारोपणम्‌ [ सम्‌+-आ+-रुह्‌+-णिच्‌+- ल्युट्‌, "पुक्‌ ] 
1. अवस्थित करवा, रखना 2. सौंप देना, हवाले 
करना । 

समारोपित (भू क० कृ०) [सम्‌+आ--रुह + णिच्‌ 
क्त पुक्‌ | 1. चढ़ाया हुआ, सवार किया हुआ 
2 (धनुष आदि) ताना हुआ-भवता चापे समारो- 
पिते काव्य» १० 3 रक्खा गया, पौध लगाई गई, 
ठहराया गया 4. सौंपा गया, हवाले किया गया । 

समारोहः [ सम्‌ त आ+रुह +घछा ] 1. चढ़ना, ऊपर 
जाना 2. सवारी करना 3. सहमत होना । 


( १०७८ ) 


समालम्बनस्‌ | सम्‌ --आ--लम्बूर्स-ल्युट्‌ ] टेक लगाना, 
सहारा लेना, चिपटे रहना । 

समालम्बिन्‌ (अव्य०) [सम्‌-|-आ-|-लम्बू्स-णिनि] लटकने 
वाला, सहारा लेने वाला,-नी एक प्रकार का घास । 

समालम्भः, समालम्भनम्‌ [सम्‌ू|-आ-+लभ्‌--घज्ण्‌, ल्युट 
वा, मुम्‌ ] 1. पकड़ना, छीनना 2. यज्ञ में बलि-पशु 
का अपहरण करमा 3. शरीर पर अंगराग व उबटन 
आदि का लेप करना - मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः 
—श० ४1 

समादतंनम्‌ [ सम्‌+-आ¬-वृत्‌ञ-ल्युट्‌ ] 1. वापसी 
2. विशेष कर वेदाध्ययन समाप्त करके ब्रह्मचारौ का 
घर वापिस आना । 

समावायः [ सम्‌ --आ-+अव¬-इञ- अच्‌ ] 1. साहचर्यं, 
संबंध 2. अविच्छेद्य संबंध दे० समवाय 3. समष्टि 
4. समुच्चय, संख्या, ढेर । 

समावासः [ सम्‌-+आ¬-वस्‌+-घञ्ञ्‌ ] निवास स्थान, 
घर रहने का स्थान । 

समाविष्ट (भू० क० कृ०) | सम्‌ +आ~-विश्‌+-क्त ] 
1. पूर्णतः प्रविष्ट, पुर्णत: अधिकृत, व्याप्त 2. छीना 
हुआ, पराभूत, एकाधिकृत 3. प्रेताविष्ट 4. सहित 
5. निश्चित, स्थिर किया हुआ, बिठाया हुआ 
6. सुनिदिष्ट । 

समावृत (भू० क० कृु०) [सम्‌ +आात-वृञ-क्त ] 
1. परिबलयित, घेरा डाला हुआ, 8: आ, छपेटा 
हुआ 2. पर्दा पडा. हुआ, घूंघट से दत 3. गुप्त, 
छिपाया हुआ 4. प्ररक्षित 5. बंद किया हुआ 6. रोका 
हुआ । 

समावृत्तः, समावृत्तकः [ सम्‌ + आ¬-वृत्‌+-क्त, पक्षे कत्‌ 
च ] वह ब्रह्मचारी जो अपना वेदाध्ययन समाप्त 
करके घर लौट आया है । 

समावेशः [ सम्‌ त-आ-{-विश्‌+-घञ््‌ ] 1. प्रविष्ट होना, 
साथ रहना 2. मिलना, साहचर्य 3. सम्मिलित करना, 
समझ 4. घुसना 5. प्रेतावेश 6. प्रणयोन्माद, भावो- 
द्रेक । 

समाश्रयः | सम्‌+-आऽ=श्रिञअच्‌ ] 1. प्ररक्षण या 
पनाह ढुंढना 2. शरण, पनाह, प्ररक्षण 3. शरणगृह, 
आश्रयस्थान, घर 4. आवासस्थान, निबास । 

समाइलेषः [ सम्‌ त आ+-र्लिष्‌+-घञ्‌ ] प्रगाढ आलि- 
गन । 

सभाइवासः [ सम्‌ †- आ-† श्वस्‌ +-घञ््‌ ] 1. जी में जी 
आना, आराम की सांस लेना 2. राहत, प्रोत्साहन, 
तसल्ली 3. आस्था, विश्वास, भरोसा । 

समाश्वासनम्‌ [सम्‌ + आ+ स्वस्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पुन- 


रजी बिट करना, प्रोत्साहन, आराम देना 2. ढाढस 


बंघाना - विक्रम» २। 


समासः [ सम्‌ †अस्‌+-घञ्‌ ] 1. समष्टि, मिलाप, 
सम्मिश्रण 2. शब्दरचना, समाहार, मिलाना (समास 
के मुख्य चार भेद हैँ इन्द्र, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और 
अव्ययीभाव) 3. पुर्नामलन, मतभेद दूर करना 
4. संग्रह, संघात 5. पूर्णता, समष्टि 6. सिकुड़न, 
संहृति, संक्षिप्ता, (समासेन, समासतः थोड़े में, संक्षेप 
से, लघृता के साथ--एषा घर्मस्य वो योनि: समासेन 
प्रकीतिता-- मनु० २1२५, ३।२०, भग० १३।१८, 
समासतः श्रूयताम्‌--विक्रम० २) । सम० --उक्तिः 
(स्त्री) एक अलंकार जिसकी परिभाषा मम्मट ने 
निम्नांकित दी हुँ-परोक्तिभेंदकः इिलष्टेः समासोक्तिः 
-काव्य० १० । 

समासक्तिः (स्त्री), समासङ्कः [सम्‌ ै-आ¬न-सञ्ज्‌ञ 
क्तिन्‌, घडा, वा] मिलाप, साथ-साथ रहना, अभुरक्ति, 
आसक्ति । 

समासञ्जनम्‌ [सम्‌ +-आ-+सञ्ज्‌+-ल्यृट्‌] 1. मिलाना, 
संयुक्त करना 2. जमाना, रखना 3. संपर्क, सम्मिश्रण, 
संबंध । 

समासर्जनम्‌ [सम्‌ {-आ+सृज्‌+-ल्युट्‌] 1. पूर्णतः त्याग 
देना 2. सुपुदं करना । 

समासादनम्‌ [सम्‌ +-आ¬-सद्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌] 1. पहुंचना 
2. प्राप्त करना, मिळना, अवाप्त करना 3. निष्पन्न 
करना, कार्यान्वित करना । 

समाहरणम्‌ [सम्‌+ आ+-ह्‌ +ल्युट्‌] संयुक्त करना, संग्रह 
करना, सम्मिश्रण, संचय करना । 

समाहतं (पुं) [सम्‌--आ-+हं+त्च्‌] 1. जो संग्रह 
करने में अभ्यस्त हो 2. (कर आदि का) संग्राहक, 
जमा करने वाला । 

समाहारः [सम्‌-आ-+-हू+-घञ्ञ,] 1. संग्रह, समष्टि, संघात 
-मा० ९ 2. शब्दरचना 3. शब्दों या वाक्यों का संयो- 
जन 4. द्विगु और दृन्द समास का समष्टिविधायक 
एक उपभेद 5. संक्षेपण, संकोचन, संहृति । 

समाहित (भू ० क० कृ०;[सम्‌ + आ+-घा~- क्त] 1. मिलाया 
गया, साथ जोड़ा गया 2. समंजित, तय किया गया 
3. इकट्ठा किया गया, संगृहीत, (मन आदि) प्रशांत 
4. एकनिष्ठ, लीन, संकेन्द्रित 5. समाप्त 6. सहमत । 

समाहृत (भू० क० कृ०) [सम्‌+आ--ह+ षत] 
1. मिलाया गया, संगृहीत, संचित 2. पुष्कल, अत्यधिक, 
बहुत 3. ग्रहण किया गया, स्वीकृत, लिया गया 
संक्षेप किया गया, कम किया गया । 

समाहृतिः (स्त्री) सिम्‌ आन हत क्तिन्‌] संकलन, 
संक्षेपण । 

समाह्वः [सम्‌ -आ+ह्वेञध। चुनौती, ललकार । 

समाह्वयः [सम्‌ + आ+ ह्वेञ अच्‌ ] 1. पुकारना, ललकारना 
2. संग्राम, युद्ध 3. मल्लयुद्ध, दो व्यक्तियों में होने 


( १०७९ ) 


वाला युद्ध 4. मनोरंजन के लिए जानवरों को लड़ाना, 
जानवरों की लड़ाई पर शर्त लगाना--याज्ञ० २।२०३, 
मनु० ९1२२१ 5. नाम, अभिधान! 

समाह्वा [समा आह्वा यस्याः ब० स०] नाम, अभिधान, 

शि० ११।२६ । 

समाह्वानम्‌ [सम्‌+आ+ ह्वेत-ल्युट्‌] 1. मिलकर ब्‌ लाना, 
संबोधन 2. ललकार, चुनौती । 

समिकम्‌ | समि ( सम्‌--इ+डि ) कन्‌ ] भाला, 
बल्लम । 

समित्‌ (स्त्री०) [सम्‌ +-इ¬-क्विप्‌] संग्राम, युद्ध --समिति 
पतिनिपाताकर्णन ,, नै० १२।७५। 

समिता [सम्‌ -।-इ +-क्त+-टाप्‌] गेहूँ का आटा । 

समितिः [सम्‌ +-इ +-क्तिन्‌] 1. मिलना, मिलाप, साहचर्य 
2. सभा 3. रेवड़, लहंडा--कि० ४।३२ 4. संग्राम, 
युद्ध--श० २।१४, कि० ३।१५, शि० १६।१३ 
5. सादृश्य, समता 6. मर्यादन । 

समितिञ्जय (वि०) [समिति--जि--खच्‌, मुम्‌] युद्ध में 
विजयी । 

समिथः [सम्‌+ इ+-थक्‌] 1. संग्राम, युद्ध 2. आग । 

समिद्ध (भू ० क० कृ०) [सम्‌+इन्ध्‌ञ-क्त] 1. सुलगाया 
हुआ, जलाया हुआ 2. आग लगाई हुई 3. प्रज्वलित, 
उत्तेजित । 

समिध्‌ (स्त्रीऽ) [सम्‌+ इन्ध्‌+क्विप्‌] लकड़ी, इंधन, 
विशेष कर यज्ञाग्नि के लिए समिधा, -समिदा- 
हरणाय--श० १, कु० १।५७, ५।३३ । 

समिधः |सम्‌+-इन्ध्‌+-क] आग । 

समिन्धनम्‌ [सम्‌ +-इन््‌ +ल्युट्‌] 1. आग सुलगाना 
2. इंधन । 

समिरः | =समीर, पृषो०] वायु, हवा । 

समीकम्‌ [सम्‌ -|-ईकक्‌ | संग्राम, युद्ध --शि० १५।८३। 

समीकरणम्‌ [असमः समः क्रियते$नेन--सम + च्विञ-कृ 
+ल्युट्‌] 1. पूरी छानबीन 2. दर्शनशास्त्र की सांख्य 
पद्धति --शि० २।५९। 


समीक्षा [सम्‌+ ईक्ष +-अङ्‌+-टाप्‌] 1. अनुसंधान. खोज 
2. विचार 3. भलीभांति निरीक्षण, समालोचना 
4. समझ, बृद्धि 5. नेसगिक सत्य 6. अनिवार्य सिद्धांत 
7. दशेनशास्त्र की मीमांसा पद्धति । 

समोचः [सम्‌ +-इ-~- चट्‌, कित्‌, दीर्घ:] समुद्र । 

समीचकः [समीच+-कन्‌] रतिक्रिया, मेथुन । 

समीची [समीच--डीप्‌] 1. हरिणी 2. प्रशंसा । 

समीचीन [ सम्‌ +अज्च +-ल्विन्‌ +ख ] 1. ठीक, सही 
2. सत्य, शुद्ध 3. योग्य, समुचित 4. सुसंगत, - नम्‌ 
1. सचाई 2. औचित्य । 

समीदः (पुं०) गेहूं का बारीक मंदा । 

समीन (वि०) [समाम्‌ अघीष्टो मृतो भूतो भावी वा-समा 


--ख] 1. वाषिक, सालाना 2. एक वर्ष के लिए 
भाड़े पर लिया हुआ 3. एक वर्ष का । 

समीनिका [समां प्राप्य प्रसृते समा+-ख न-कन्‌ञ-टाप्‌, 
इत्वम्‌] प्रतिवर्षं व्याने वाली गाय । 

समीप (वि०) [संगता आपो यत्र-अच्‌, आत ईत्वम्‌] 
निकट, पास ही, सटा हुआ, नजदीक, -- पस्‌ सामीप्य, 
पड़ोस (समीपम्‌, समीपतः, समोपे {क्रिश वि०) निकट, 
सामने, की उपस्थिति में'--अतः समीपे परिणेतुरि- 
ष्यते - श० ५।१७। 

समीरः [सम्‌ +-ईर्‌+-अच्‌] 1. हवा, वायू धीर-समीरे 
यमुनातीरे गीत० ५ 2. शमीवृक्ष, जैंडी का पेड़ । 

समीरणः [सम्‌ +-ईर्‌ल्युट्‌] 1. हवा, वायु-समौरणो 
नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य--कु० 
३।२१, १।८ 2. साँस, 3. यात्री 4. एक पौधे का 
नाम, मरुबक, णम्‌ फेंकना, भेजना । 

समीहा [ सम्‌ ईह्‌ +-अ-+-टाप्‌ ] प्रबल इच्छा, चाह, 
प्रबल उद्योग । 

समीहित (भू ० क० कृ० ) [सम्‌ --ईह_--क्त] 1. अभि- 
लषित, इच्छित, अभीष्ट 2. आरब्ध,--तम्‌ कामना, 
अभिलाषा, इच्छा । 

समुक्षणम्‌ [सम्‌+ उक्ष्‌ ‡-ल्य्‌ट्‌] ढालना, वहाव, प्रसार । 

समुच्चय [ सम्‌--उत्‌+ चि-अच्‌ | 1. संग्रह, संघात, 
समष्टि, राशि, पुंज 2. शब्दों या वाक्यों का संयोग 
दे० 'च' 3. एक अलंकार का नाम काव्य० १० 
(११५ से ११६ कारिकाएँ तक) । 

समुच्चरः [सम्‌+- उत्‌ चर्‌-+अच्‌] 1. चढ़ना 2. चलना, 
यात्रा करना । 

समुच्छेदः [सम्‌ उद्‌+-छिद्‌+-घञ्ञ्‌ | पूर्णं विनाश, समूलो- 
न्मूलन, उखाड़ देना । 

समुच्छ्यः [सम्‌--उद्‌+-श्रिञ-अच्‌] 1. उत्तुंगता, ऊंचाई 
2. विरोध, शत्रुता । 

समुच्छायः [सम्‌-उद्‌+ श्रिञ-घञ्ा | उत्तुंगता, ऊंचाई । 

समुच्छवासितम्‌, समुच्छ्वासः [सम्‌+-उद्‌4-श्वस्‌- क्त, 
घञ वा] गहरी सांस लेना, दीर्घ सांस लेना । 

समुञ्झित (वि०) [सम्‌+-उज्झ्‌+ क्त] 1. त्यागा हुआ, 
छोड़ा हुआ 2. जाने दिया गया 3. मुक्त । 

समुत्कषंः [सम्‌ -उत्‌+ कृष्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. उन्नति 2. अपने 
आपको ऊपर उठाना, अपनी जाति की अपेक्षा 
किसी अन्य ऊंची जाति से सम्बन्ध रखना--मनु० 
११।५६ | 

समुत्क्रमः [सम्‌-+ उत्‌- क्रमू--घव्न ] 1. ऊपर उठना, 
चढ़ाई 2. औचित्य की सीमा का उल्लंघन करना । 

समुत्कोशः [सम्‌ +-उद्‌ +-क्रुश्‌ + घञा] 1. जोर से चिल्लाना 
2. भारी कोलाहल 3. कुररी ! 

समत्य (वि०) [सम्‌+-उद्‌+स्था+क] 1. उठता हुआ, 


( १०८० ) 


जागता हुआ 2. उगा हुआ, उत्पन्न, जन्मा (समास के 
अस्त में )-अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः ˆ रघु० 
२।७५, भग० ७1२७ 3. घटित होने वाला, उत्पन्न । 

समुत्थानम्‌ [सम्‌ +-उद्‌--स्था-+ल्युट | 1. उठना, जागना 
2. पुनरुज्जीवन 3. पूरी चिकित्सा, पुरा आराम 
£ (घाव आदि का) भरना, स्वस्थ होना -मनु० 
८1२८७, याज्ञ २।२२२ 5. रोग का चिह्न 6. उद्योग 
में लगना, परिश्रमयुक्‍त धन्घा--जेसा कि 'संभूय 
समृत्थानम्‌', में--मनु० ८४ । 

समुत्पतनम्‌ [सम्‌-उद्‌+पत्‌+ल्युट| 1. उड़ना, ऊपर 
चढ्ना 2. प्रयत्न, चेष्टा । 

समुत्पत्तिः (स्त्रीश) [सम्‌ +-उद्‌+पद्‌-क्तिन्‌] 1. पैदा- 
वार, जन्म, मूल 2. घटना ।. 

समुत्पिञ्ज, समुश्पिञजल (वि०) [सम्‌+ उद्‌‡-पिञ्ज्‌- 
अच्‌, कलच्‌ वा] अत्यन्त उद्विग्न या घबराया हुआ, 
अव्यवस्थित,--जः,-- लः 1. अव्यवस्थित सेना 2. भारी 
अव्यवस्था । 

समुत्सवः [सम्‌ +-उद्‌+-सू | अप्‌] महान्‌ पर्व । 

समुत्सर्गः [सम्‌ +-उद्‌--सृज्‌+घञ्ञ्‌] 1. परित्याग, छोड़ना 
2. ढारना, डालना, प्रदान करना 3. मलत्याग करना, 
विष्ठा करना--मनु० ४।५० । 

समुत्सारणम्‌ [सम्‌ ।-उद्‌ +-सृ+-णिच्‌+-ल्युट्‌} 1. हांक 
देना 2. पीछा करना, शिकार करना । 

समुत्सुक (वि०) [सम्यक्‌ उत्सुकः-- प्रा० स०] ¦. अत्यन्त 
बेचैन, आतुर, अधीर विरौषि समुत्सुफ:ः--विक्रम ० 
४।२०, रघु० १।३३, कु० ५।७६ 2. उत्कंठित, 
उत्सुक, शौक़ीन 3. शोकपूर्ण, खेदजनक । 

समुत्सेधः [सम्‌ +-उद्‌ +-सिघ्‌ घडा] 1. ऊँचाई, उन्नति 
2. मोटापन, गाढ़ापन । 

समुदक्त (भू ०क०कृ०) [सम्‌ -{-उद्‌ +-अञ्ज्‌ क्त] उठाया 
हुआ, ऊपर खींचा हुआ (जैसा कुएँ से पानी) । 

समुदयः [सम्‌ -।-उद्‌+-इ ‡-अच्‌] 1. चढ़ाई, (सूर्यं का) 
उदय होना 2. उगना 3. संग्रह, समुच्चय, संख्या, 
ढेर, --सामर्थ्यानामिव समुदयः संचयो वा गुणानाम्‌ 
--उत्तर० ६।९ 4. सम्मिश्रण 5. संपूर्ण 6. राजस्व 
7. प्रयत्न, चेष्टा 8. संग्राम युद्ध 9. दिन 10 सेना 
का पिछला भाग । 

समुदागमः [सम्‌ -+-उद्‌ + आ¬-गम्‌ +-घञ्ञ] पूर्ण ज्ञान । 

समुदाचारः [सम्‌ +-उद्‌ +-आ+-चर्‌ञ-घञञा] 1. उचित 
व्यवहार या प्रचलन 2. संबोधित करने की उपयुक्त 
रीति 3. प्रयोजन, इरादा, रूपरेखा । 

समुदायः [सम्‌ +-उद्‌-:-अय्‌ +-घञा] संग्रह, समुच्चय 
आदि, दे० 'समुदय' । 

समुदाहरणम्‌ [सम्‌--उद्‌ +-आ¬+-हुञ-ल्युट्‌] 1. उद्धोष- 
णा, उच्चारण करना 2. निदर्शन । 


समुदित (भू० क० कृ०) [सम्‌-†-उद्‌ + इ-क्त] 1. ऊपर 
गया हुआ, उठा हुआ, चढ़ा हुआ 2. ऊँचा, उन्नत 
3. चेदा किया हुआ, उगा हुआ, उत्पन्न 4. संहत 
किया हुआ, संचित, संयुक्त मद्भाग्योपचयादयं 
समुदितः सर्वो गुणानां गणः रत्त० १६ 5. सहित, 
सञ्जित । न 

समुदीरणम्‌ [सम्‌ +उद्‌-ईर्‌+ल्युट] 1. कह डालना, 
बोलना, उच्चारण करना 2. दुहराना 1 

समुद्ग (वि०) [सम्‌-+उद्‌--गम्‌--ड] 1. उगने बाला, 
चढ्ने वाला 2. पूर्णतः व्यापक 3. आवरण या ढक्कत 
से युक्त 4. फलियों से युक्त,-दूगः 1. ढका हुआ 
संदूक 2. एक प्रकार का कृत्रिम इलोक--दे० नीचे 
समुद्गक' । 

समुद्गकः [समुद्ग +-कन्‌] 1. एक इका हुआ संदूक या पेटी 
--श० ४ 2. एक प्रकार का इलोक जिसके दो चरणों 
की ध्वनि समान हों परन्तु अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ हों-उदा० 
कि० १५।१६। 

समुद्गमः [ सम्‌ - उद्न-गम्‌न-घडा, | 1. उठान, चढाई 
2. उगना, निकलना 3. जन्म, पैदायश । 

समुद्गिरणम्‌ [ सम्‌ +उद्‌+गृ्‌+ल्युट्‌ ] 1. वमन करना, 
उगलना 2. जो उगल दिया जाय, उल्टी 2. उठाना, 
ऊपर करना । 

समुद्गीतम्‌ [ सम्‌+ उद्‌ ।-गैन॑क्त ] .ऊँचे स्वर से बोला 
जाने बाला गीत । ८ 

समुद्देशः [ सम्‌ +-उद्‌+-दिश्‌+-घञा ] 1. पूर्णतः निर्देश 
करना 2. पूर्णविवरण, विशिष्टीकरण, निर्देश करना । 

समुद्धत (भू० क० कृ०) [सम्‌ उद्न/ हन्‌ क्त | 
1. ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ, उन्नीत 
2. उत्तेजित, हडबडाया हुआ 3. घमंड रे. फूला 
हुआ, घमंडी, अभिमानी 4. अशिष्ट, असभ्य 5. धृष्ट, 
ढीठ । * 

समुद्धरणम्‌ [ सम्‌+-उद्‌+ हू +ल्युट्‌ ] 1. ऊपर उठाना, 
ऊंचा करना 2. उठाना 3. बाहर खींच लेना 4. उद्धार, ' 
मुक्ति 5. निवारण, समूलोच्छेदन 6. (किनारे) से 
बाहर निकालना 7. डाला हुआ या उगला हुआ 
भोजन । 

समुद्धते (पुं ) 
मुक्तिदाता । 

समुद्भवः [ सम्‌ ।-उद्‌--भू्स अप्‌ ) जन्म, उत्पत्ति । 

समुद्यमः [ सम्‌ |- उद्‌--यम्‌ घञ्‌ ] 1. ऊपर उठाना 
2. बड़ा प्रयत्न, चेष्टा केमंया सह योद्धव्यमस्मिनूण- 
समुद्यमे भग० १२२, समुद्यमः कार्य: 3. उपक्रम, 
समारंभ £. धावा, चढ़ाई । 

समुद्योगः [ सम्‌ 4 उद्‌ + युज्‌ | घडा ] सक्रिय चेष्टा, 
ऊर्जा । 


[ सम्‌+-उद्‌+द्ृ+तृच्‌ू ] मोचक, 


(१०८१ 


समुद्र; (वि०) [ सह मुद्रया--ब० स० | मुहर बंद, मुहर 
लगा-हुआ, मृद्रांकित -समुद्रो लेखः,-द्रः | सम्‌ 
उद्‌ नरा + क ] 1. सागर, महासागर 2. शिव का 
विशेषण 3. 'चार' की संख्या । सम०-अन्तम्‌ 
1. समुद्रतट 2. जायफल,-अन्ता 1. कपास का पौधा, 
अम्बरा पृथ्वी, - अरुशआरुः 1. मगरमच्छ 2. एक 
बडी विशाल मछली 3. राम का पुल,--कफः-फेनः 
समुद्रझाग, ग (वि०) समुद्र पर घूमने वाला, (गः) 
1. समुद्री व्यापार करने वाला 2. समुद्री कार्य करने 
वाला, समुद्र में घूमने वाला इसी प्रकार 'समुद्र- 
गामिन्‌,-यायिन्‌ आदि, (गा) नदी, गृहम्‌ गरमी के 
दिनों के लिए जल में बना हुआ भवन,--चुलुकः 
अगस्त्य मुनि का विशेषण, - नवनोतम्‌ 1. चन्द्रमा 
2. अमृत, सुधा, मेखला,-रसना,-वसना पृथ्वी, 
-यानम्‌ 1. समुद्री यात्रा 2. पोत, जहाज, किर्ती, 
-यात्रा समुद्र के रास्ते यात्रा, - यायिन्‌ (वि०) दे० 
“समुद्रग', योषित्‌ (स्त्री०) नदी, बह्निः वडवानल, 
सुभगा गंगा नदी । 
समुद्दहः [ सम्‌+-उद्‌+- वह्‌. +अच्‌ ] 1. ढोना 2. उठाने 
वाला । 
समुद्वाहः [सम्‌त-उद्‌ञ वह †- घञ] 1. ढोना 2. विवाह । 
समुद्रेगः [ सम्‌ +-उद्‌+-विज्‌+घञ् ] बड़ा डर, आतंक 
त्रास ! 
समुन्दमम्‌ [ सम्‌ +उन्द्‌ ल्युट्‌ ] 1. आद्रता 2. गीलापन, 
सील, तरी । 
समुक्न (वि०) [ सम्‌ +-उन्द्‌ +क्त | गीला, आदरं । 
समुन्नत (भू० क० कृ०) [ शम्‌र्न-उद्‌ +-नम्‌ न कत ] 
1. ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ 2. ऊँचाई, 
उत्तृंगता, (मानसिक भी) ऊँचा उठता--मनसः 
शिखराणां च सदृशी ते समुन्नति: ` कु० ६1६६, रघु० 
३1१० 3. प्रमुखता, ऊँचा पद या मर्पादा, उल्लास 
--उत्तम: सह सङ्गेन को न याति समुन्नतिम्‌, स जातो 


| 
| 


येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ - सुभा० 4. | 


समृद्धि, वृद्धि, सफलता विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः 
--कि० २।३४, या प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते 
तान्यसमुन्नति यया--२।२१ 5. घमंड, अभिमान । 

समुन्नद्ध (भू? क० कृ० ) [सम्‌ञ-उद्‌ञ-नह्‌,नक्त ] 
1. उन्नत, उच्छित 2. सूजा हुआ 3. पूरा 4. घमंडी, 
अभिमानी, असहनशील 5. आत्माभिमानी, पण्डितं- 
मन्य 6. बंधनमुक्त । 

समुन्नयः [ सम्‌+-उद्‌+-नीन-अच्‌ ] 1. हासिल करना, 
प्राप्त करना 2. घटना, बात । 

समुन्मूलनम्‌ [सम्‌ +उद्‌ | मूल त्युट्‌ ] जड़ से उखा- 
डना, समूलोच्छेदन, पूर्ण विनाश । 

समुषगमः [ सम्‌+-उप +-गम्‌+-अप्‌ ] पहुँच, संपर्कं । 

१३६ 


) 


समुपजोषम्‌ (अव्य) | सम्‌ +-उप~-जुष्‌ ञ- अम्‌ ] 
1. बिल्कुल इच्छा के अनुसार 2. प्रसन्नतापूर्वक । 

समुपभोगः | सम्‌ त-उप+-भुज्‌ | घर | मेथुन, संभोग । 

समुपवेशनम्‌ [| सम्‌ 4 उप+-विश्‌--ल्युट्‌ | 1. भवन, 
आवास, निवास 2. बिठाना । 

समुपस्था, समुपस्थानम्‌ [ सम्‌+ उप~-स्था न अङ, ल्युट्‌ 
वा ] 1. पहुँच, समीप जाना 2. सामीप्य, निकटता 
3. होना, आ पड़ना, घटना । 

समुपस्थितिः=-'समुपस्थानम्‌ दे० । 

समुपाजंनम्‌ [ सम्‌ --उप- अजे +ल्युट्‌ ] एक साथ प्राप्त 
करना, एक समय में ही अभिग्रहण । 

समुपेत (भू० क० ०) [ सम्‌+ उप--इ- क्त | 1. 
कर आये हुए, एकत्रित, इकटूठे हुए 2. 
3. सज्जित,'' सहित,' `` युक्त । 

समुपोढ (भू० क० कृ०) [ समूर्न-उप- वह --क्त ] 
1. ऊपर गया हुआ, उठा हुआ 2. वृद्धि को प्राप्त 
3. निकट लाया गया 4. नियंत्रित । 

समुल्लासः [ सम्‌-+-उत्‌ +-लस्‌ ]-घडा, ] 1. अत्यंत चमक 
2. अति हर्ष, आनन्द । 

समूढ (भू० क० कृ०) [सम्‌--ऊह, (वह्‌) क्त ] 
1. निकट लाया गया, एकत्रित 2. संचित, संगृहीत 
3. लपेटा हुआ 4. सहित 5. सद्योजात, जो तुरन्त 

` पैदा हुआ हो 6. शांत, बशीकृत, शान्त किया हुआ 

7. वत्र, झुका हुआ 8. निर्मल, स्वच्छ 9. साथ ही 
वहन किया गया 10. नेतृत्व किया गया, संचालित 
किया गया 11. विवाहित । 

समूरः, समूरुः, समूरकः [संगतौ ऊरू यस्य--प्रा? ब० ] 
एक प्रकार का हरिण । 

समूल (वि०) [ सह मूलेन ब० स? 
“समूलघातम्‌ --'पूर्णरूप से उखाड़ कर, जड़ 
शाखाओं को उखाड़ देना । 

समहः [ सम्‌+-ऊह_ घञा, | 1. समुच्चय, संग्रह, संघात, 
समष्टि, संख्या--जनसमूहः, विघ्नसमूहः, पदसमूहः, 
आदि 2. रेवड़, टोली । 

समूहनम्‌ [ समूह्‌) ल्युट्‌ | 1. साथ मिलाना 2. संग्रह, 
राशि । 

समूहूनी | सम्‌ +-ऊह,--ल्युट्‌+ डीप्‌ ] बुहारी, झाड़, । 

समूह्यः | सम्‌+ अह + ण्यत्‌ | एक प्रकार की यज्ञाग्नि। 

समृद्ध (भू० क० कृ) [ सम्‌+ऋष्‌ +क्त ] 1. समृद्धिः 
शाली, फलता-फूलता हुआ, हरा-भरा 2. प्रसन्न, 
भाग्यशाली 3. सम्पन्न, दौलतमंद 4. भरा पूरा, 
विशेषरूप से युक्त या सम्पन्न, खूब बढ़ा चढ़ा 
5. फलवान्‌ । 

समुद्धिः (स्त्री) [ सम्‌--ऋध्‌ क्तिन्‌] 1. भारी 
वृद्धि, बढ़ती, फलना-फूलना 2. सम्पन्नता, सम्पत्ति, 


मिल 
पहुँचा 


] जड़ों समेत जेसा 
समेत 


( १०८२ ) 


ऐश्‍वर्य 3. घन, दौलत 4. बाहुल्य, पुष्कलता, प्राचुये 
"यथा 'धनघान्यसमृद्धिरस्तु में 5. शक्ति, 
सर्वोपरिता । र 

समेत (भू० क० कृ०) [ सम्‌+आ--इ--क्त ] 1. साथ 
आया हुआ या मिला हुआ, एकत्रित 2. संयुक्त, 
सम्मिश्रित 3. निकट आया हुआ, पहुंचा हुआ 4. से 
युक्त 5. सहित, सज्जित, युक्त, के साथ 6. टक्कर 
खाया हुआ, भिड़ा हुआ 7. सहमत । 

सम्पत्तिः (स्त्री०) [ सम्‌ --पद्‌--क्तिन्‌ ] 1. समृद्धि, घन 
की बढ़ती, - संपत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता 
7सुभा० 2. सफलता, पूर्ति निष्पन्नता 3. पूर्णता, 
श्रेष्ठता-जैसा कि 'रुपसम्पत्ति' में 4. प्राचुयं, पुष्कलता, 
बाहुल्य । 

सम्पद्‌ (स्त्री) [ सम्‌ --पद्‌--क्विप्‌ ] 1. घन, दौलत 
“नीता विवोत्साहगुणेन सम्पदू-कु० १।२२, आपन्नाति 
प्रशमनफला: सम्पदो ह्यृत्तमानाम्‌--मेघ० ५३ 
2. समृद्धि, ऐइवयं, फलना-फूलना (विप० विपद्‌ या 
आपद्‌) -ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु 
च-मुद्रा० ११५ 3. सौभाग्य, आनन्द, क्रिस्मत 
4. सफलता, पूर्ति, अभीष्ट उद्देश्य की पूति--श० 
७1३० 5. पूर्णता, श्रेष्ठता, जैसा कि 'रूपसंसद' में 
-शि० १।३५ 6. घनाढचता, पुष्कलता, बाहुल्य, प्राचुयं, 
आधिक्य -- तुषा रवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम्‌ --कु० ५1२७, 
रघु० १०।५९ 7. कोश 8. लाभ, हित, वरदान 
9, सद्गुणो की वृद्धि 10. सजावट 11. सही ढंग 
12. मोतियों का हार । सम०--बर, राजा,--विनि- 
मयः हितों या सेवाओं का आदान-प्रदान-रघु० १।२६। 

सम्पन्न (भू०क०क्ृ०) [सम्‌ पद्‌--क्त] 1. समृद्धिशाली, 
फलता-फूलता, धनाढ्य 2. भाग्यशाली, सफल, प्रसन्न 
3. कार्यान्वित, साधित, निष्पन्न 4. पूरा किया गया, 
पूर्ण कर दिया गया 5. पूर्ण 6. पूर्णविकसित, परिपक्व 
7. प्राप्त किया गया, हासिल किया गया 8. शुद्ध, 
सही 9. सहित, युक्त 10. हुआ हुआ, घटित, - श्नः 
शिव का विशेषण, त्रम्‌ 1. घन, दौलत 2. स्वादिष्ट 
भोजन, मधुर और मजेदार भोजन । 

सम्परायः [ सम्‌ --परा--इ--अच्‌ ] 1. संघषं, मुठभेड़, 
संग्राम, युद्ध 2. संकट, दुर्भाग्य 3. भावी स्थिति, 
भविष्य 4. पुत्र । 

सम्पराय (थि) कम्‌ [सम्पराय {-कन्‌, ठन्‌ वा] मुठभेड़, 
संग्राम, युद्ध । 

सम्पर्कः [सम्‌ --पृच्‌ --घव्न_ ] 1. मिश्रण 2. मिलाप, मेल- 
जोल, स्पर्श - पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशि- 
ङ्जितन्‌पुरेण कु० ३।२६, मेघ० २५, विक्रम» १। 
१३ 3. मण्डली, समाज, साथ - न मूर्खजनसम्पकंः 
सुरेन्द्रभवनेष्वपि--भतृं ०--२। १४ 4. मैथुन, संभोग । 


सम्पा [सम्यक्‌ अतकितं पतति-सम्‌+-पत्‌+-ड टाप्‌] 
बिजली । 

सम्पाक (वि०) [सम्यक्‌ पाको यस्य यस्मात्‌ वा--प्रा०ब ०] 
1. सुताकिक, खूब बहस करने वाला 2. चालाक, 
चलता पुर्जा 3. लम्पट, विलासी 4. थोड़ा, अल्प, 
-कः 1. परिपक्व होना 2. आरग्वध वृक्ष । 

सम्पाटः [सम्‌ +-पट्‌ +-णिच्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. त्रिभुज की बढ़ी 
हुई भुजा से किसी रेखा का मिलना 2. तकुआ । 

सम्पातः [सम्‌ +-पत्‌+-घञ््‌] 1. मिल कर गिरना, सह्‌- 
गमन 2. आपस में मिलना, मुठभेड़ होना 3. टक्कर, 
भिइन्त 4. अघःपतन, उतरना - भग० १।२० 
5 (पक्षी आदि का) उतरना 6. (तीर की) उड़ान 
7. जाना, हिलना-जुलना 8. हटाया जाना, हटाना 
~ मनु० ६।५६ 9. पक्षियों की उड़ान विशेष तु० 
डीन 10. (चढ़ावे का) अवशिष्ट अंश, उच्छिष्ट । 

सम्पातिः [सम्‌ +-पत्‌-+ णिच्‌ +-इन्‌] एक पौराणिक पक्षी, 
गरुड़ का पुत्र, जटायु का बड़ा भाई । 

सम्पादः [सम्‌+-पद्‌+-णिच्‌ --घज्म_] 1. पुति, निष्पन्नता 
2. अभिग्रहण । 

सम्पादनम्‌[सम्‌ +-पद्‌ +- णिच्‌ --ल्यूट्‌] 1. निष्पादन, कार्या- 
न्वयन, पूरा करना 2. उपार्जन करना, प्राप्त करना, 
अवाप्त करना 3. स्वच्छ करना, साफ करना, (भूमि 
आदि) तैयार करना, मनु० ३२२५ । 

सम्पिण्डित (भू०क०कृ०) [सम्‌ + पिण्ड्‌ +क्त] 1. राशीकृत 
2. सिकुड़ा हुआ । 

सम्पीडः [ सम्‌+-पीड्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. निचोड़ना, भींचना 
2. पीडा, यातना 3. विक्षोभ, बाघा 4. भेजना, निदेशन, 
आगे आगे हांकना, प्रणोदन-सम्पीडक्षुभितजलेषु 
तोयदेषु --कि० ७1१२ । 

सम्पोडनम्‌ [सम्‌ +-पीड्‌ +ल्युट्‌] 1. निचोड़ना, मिलाकर 
दाबना 2. प्रेषण 3. दण्ड, कशाघात 4. झकोलना, 
क्षुब्ध होना । 

सम्पीतिः (स्त्री०) [ सम्‌ +-पाय-क्तिन्‌ ] मिल कर पीना, 
सहपान । 

सम्पुटः [सम्‌ --पुट्‌ +-क] 1. ग्व र--स्वात्यां सागरशुक्ति- 
सम्पुटगतं (पयः) सन्मौक्तिकं जायते - भतुँ० २।६७, 
(पाठान्तर) काव्या० २२८८, ऋतु० १।२१ 2. रत्न- 
पेटी, डिब्बा 3. कुरवक फूल । 

सम्पुटकः, सम्पुटिका [सम्पुट-+-कन्‌, सम्पुटक +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
संदूक, रत्नपेटी । 

सम्पूर्णं (वि०) [सम्‌+-पूर्‌+-क्त ] 1. भरा हआ 2. सारे, 
सारा, दे० पूर्ण, णम्‌ अन्तरिक्ष । 

सम्पृक्त (भू० क० कृ०) [सम्‌+-पृच्‌ +क्त] 1. एकीकृत, 
भिश्चित 2. संयुक्त, संबद्ध, घनिष्ठ, संबंध से युक्त 
--वागर्थाविव सम्पृक्तौ-रघु० १।५ 3. स्पर्श करना । 


( १०८३ ) 


सम्प्रक्षालनम्‌ [ सम्‌ प्रम क्षलन-णिच्‌न-ल्युट्‌ ] 1. पूर्ण 
मार्जन 2. स्नान, नहलाई-घुलाई 3. जल-प्रलय । 

सम्प्रणेत्‌ (पुं>) [ सम्‌+प्र+णी--तृच्‌ ] शासक, न्याया- 
घीश । 

सम्प्रति (अव्य०) [ सम्‌-प्रति द्व० स० ] अब, हाल 
में, इस समय -अयि सम्प्रति देहि दर्शनम्‌ --कु० 
४८ | 

सम्प्रतिपत्तिः (स्त्री) [ सम्‌-प्रतित-पद्न-क्तिन्‌ ] 
1. उपगमन, पहुँच 2. उपस्थिति 3. लाभ, प्राप्ति, उप- 
लब्धि 4. करार 5. मानना, स्वीकार कर लेना 
—मुद्रा० ५१८ 6. किसी तथ्य को मानना, क़ानून 
में विशेष प्रकार का उत्तर 7. धावा, आक्रमण 
8. घटना 9. सहयोग 10. करना, अनुष्ठान । 

सम्प्रतिरोधकः, -- कम्‌ [सम्‌ |-प्रति+-रुध्‌ +-घञ्ग्‌ +क्‌] 
1. पूरा अवरोध 2. कंद, जेल । 

सम्प्रतीक्षा [ सम्‌ +-प्रतिञ-ईक्षु+अङञ-टाप्‌ | आशा 
लगाना या बाँघना । 


सम्प्रतीत (भू० क० कृ०) [सम्‌ प्रतित इन-क्त ] 
1. वापिस आया हुआ 2. पूर्णतः विश्वास दिलाया हुआ 
3. प्रमाणित, माना हुआ 4. विश्रुत 5. सम्मान पूर्ण । 

सम्प्रतीतिः [ सम्‌ +प्रतिञइ--क्तिन्‌ ] 1. पूरा निश्‍चय 
2. कार्यपालन, प्रसिद्धि, ख्याति, कुख्याति कु० 
३।४३ । 

सम्प्रत्ययः [ सम्‌ -- प्रति --इ--अच्‌ ] 1. दृढ़ विश्वास 
2. करार । 

सम्प्रदानम्‌ [ सम्‌ +-प्र+-दा¬-ल्युट्‌ | 1. पूरी तरह से दे 
देना, हवाले कर देना 2. उपहार भेंट, दान 3. विवाह 
कर देना 4. चतुर्थी विभक्ति द्वारा अभि- 
व्यक्त अथं । 

सम्प्रदानीयम्‌ [ सम्‌ +-प्र=दा+- अनीयर्‌ ] भेंट, दान । 

सम्प्रदायः [ सम्‌ +-प्र+दा+घञ्ञ्‌ ] 1. परंपरा, परंपरा 
प्राप्त सिद्धान्त या ज्ञान, परम्परा प्राप्त शिक्षा 
--उत्तर० ५।१५ 2. घर्म-शिक्षा की विशेष पद्धति, 
धार्मिक सिद्धान्त जिसके द्वारा किसी देवताविशेष की 
पूजा बतलाई जाय 3. प्रचलित प्रथा, प्रचलन । 


सम्प्रधानम्‌ [ सम्‌-+-प्र+घा¬-ल्यृट्‌ ] निश्‍चय करना । 

सम्प्रधारणम्‌ --णा [ सम्‌+प्र+णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. विचार 
2. किसी वस्तु का औचित्य या अनौचित्य निर्घारित 
करना | 

सम्प्रपदः [ सम्‌ +-प्र+-पद्‌ यक ] पर्यटन, भ्रमण । 

सम्प्रभिन्न (भू क० कु०) [ सम्‌¬-प्र+-भिद्‌+-कत ] 
1. फटा हुआ, चिरा हुआ 2. मद में मत्त । 

सप्रमोदः [सम्‌ +-प्र+-म्‌द्‌+घञ्न्‌] हर्षातिरेक, उल्लास । 

सम्प्रमोषः | सम्‌ ञ-प्रञ-मुष्‌ञ-घञ्ञ्‌ ] हानि, विनाश, 
पृथक्करण, अर्गाव । 


सम्प्रयाणम्‌ [ सम्‌ --प्र--या--ल्युट्‌ ] बिदाई । 

सम्प्रयोगः [ सम्‌ प्र+युज्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. संयोग, मिलाप, 
सम्मिलन, संयोजन, सपकं-(जळस्य) उष्णत्वमग्न्या- 
तपसम्म्रयोगात्‌ -- रघु ० ५।५४, मालवि ० ५1३ 3. संयो- 
जक कड़ी, बंधन या जकड़न--एतेन मोचयति भूषण- 
सम्प्रयोगात्‌ --मृच्छ० ३1१६ 3. संबंध, निर्भरता 
4. पारस्परिक संबन्ध या अनुपात 5. संयुक्त श्रेणी या 
क्रम 6. मैथुन, संभोग 7. प्रयोग, 8. जादू । 

सम्प्रयोगिन्‌ (वि०) [ सम्‌--प्रञ-युज्‌+-धिनुण्‌ ] साथ 
साथ मिलने वाला, पुं० 1. मेलापक, संयोजक, 
2. बाजीगर 3. लम्पट 4. चुल्ली, गांडू । 

सम्परवृष्टम्‌ [सम्‌ +-प्र+ वृष्‌ क्त] अच्छी वर्षा । 

संम्प्रदनः [सम्यक्‌ प्रश्‍न: - प्रा०्स०] 1. पूरौ या शिष्टतापूर्ण 
पूछ-ताछ 2. पृच्छा, पूछ-ताछ । 

सम्प्रसादः [सम्‌--प्र+सद्‌ू-+घज्य_] 1. प्रसादन, तुष्टी- 
करण 2. अनुग्रह्‌, कृपा 3. शान्ति, सौम्यता 4. विश्नास, 
भरोसा 5. आत्मा । 


सम्प्रसारणम्‌ [सम्‌+प्र+सृ+ णिच्‌ ल्युट्‌] य्‌, व्‌, र्‌, छू, 

के स्थान पर क्रमशः इ,उ, ऋ या लू को रखना 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ -पा० १।१।४५ । 

सम्प्रहारः [सम्‌ +प्र+हृ+घञ्य्‌] 1. पारस्परिक प्रहार 
2. मुठभेड़, संग्राम, युद्ध संघषं-उक्तर० ६७ । 

सम्प्राप्तिः (स्त्रीश) [सम्‌+-प्र+-आप्‌ क्षिन्‌] निष्पत्ति, 
अभिग्रहण । 

सम्प्रीतिः (स्त्री) [सम्‌+-प्रीय-क्तिन्‌] 1. अमुराग, स्नेह 
2. सद्भावना, मैत्रीपूर्ण स्वीकृति 3. हषं, उल्लास । 

सप्रेक्षणम्‌ [सम्‌ +-प्र +-ईक्ष्‌ -ल्युद्‌] 1. अवेक्षण, अवलोकन 
2. विचार करना, गवेषणा करना । 

सम्प्रंषः [सम्‌ +-प्र+-इष्‌+-घञ्य्‌] 1. भेजना, बर्खास्तगी 
2. निदेश, समादेश, आज्ञा । 

सम्भ्रोक्षणम्‌ [सम्‌ +-प्र+- उक्ष्‌+-ल्युद्‌] मार्जन, जल के छींटे 
देना, अभिमत्रित जल छिड़कना । 

सम्लवः [सम्‌ +-प्ल्‌+-अप्‌] 1. प्लावन, जलप्रलय 2. लहर 
3. बाढ़ 4. बर्बाद हो जाना 5. विध्वंस, तहसनहस । 

सम्फालः [सम्यक्‌ फालो गमनं यस्य-प्रा०ब०] मेढा, भेड़ । 

सम्फेटः (पुं०) क्रोधपूर्णं संघषं, दो क्रुद्ध व्यक्तियों की पार- 
स्परिक मुठभेड़ को अभिव्यक्त करने वाली घटना-दे० 
सा०द० ३७९, ४२०, उदा०-माघव और अघोरघंटके 
मध्य मुठभेडू-- मा० ५। 

सम्ब्‌ 1 (म्वा० पर० सम्बति) जाना, हिलना-जुळना । 

1 (चुरा० उभ० सम्बयति-ते) संग्रह करना, संचय 

करना । 

सम्बम्‌ [सम्ब्‌+-अच्‌] खेत को दूसरी वार जोतना (सम्बाकृ 
दो बार हल चलना) दे० 'झम्ब' भी । 

सम्बद्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌ञ-बंध्‌ञ-क्त] 1. संग्रथित, 


( १०८४ ) 


मिलाकर बांधा हुआ 2. अनुरक्त 3. संयक्त, जड़ा 
हुआ, संबंध रखने वाला 4. सहित । 

सम्बन्धः [सम्‌ +-बन्ध्‌ +- घञ्‌ | 1. संयोग मिलाप, साहचर्यं 
2. रिस्ता, रिश्तेदारी 3. छठी विभक्ति या संबंध 
कारक के अर्थस्वरूप संबंध 4. वैवाहिक संपर्क --कु० 
६।२९, ३० 5. मित्रता का संबंध, मंत्री, --सम्बन्धमा- 
भाषणपूर्वमाहुः -रघु ० २।५८ 6. योग्यता, औचित्य 
7. समृद्धि, सफलता । 

सम्बन्धक (वि०) [सम्‌+-बन्ध्‌ --ण्वुल] 1. रिश्ता रखने 
वाला, संबंध रखने वाला 2. योग्य, उपयुक्त,-क 
1. मित्र, जन्म या विवाह के कारण बना 
एक प्रकार की शान्ति । 

सम्बन्धिन्‌ (वि०) [सम्बन्ध णिनि] 1. संबंध रखने वाला 
2. संयुक्त, जुड़ा हुआ, अन्तहित 3. अच्छे गुणों से 
युक्त--पुं० 1. विवाह के फल स्वरूप बनी बन्धता 
--उत्तर० ४।९ 2. रिस्तेदार, बन्धु । 

सम्बरः [सम्ब्‌}-अरन्‌| 1. बाँध, पुरु 2. एक हरिण विशेष 
3. प्रद्युम्न के द्वारा मारा गया राक्षस दे० शम्बर 
और प्रद्युम्न 4. पहाड़ का नाम,--रम्‌ 1. प्रतिबंध 
2. जल । सम०--अरिः,~रिषुः कामदेव । 

सम्बलः, - लम्‌ [सम्ब्‌+-कलच्‌] पाथेय, यात्रा के लिए 
सामग्री, मार्गव्यय, -- लम्‌ पानी । 

सम्बाध (वि०) [सम्यक्‌ बाधा यत्र-प्रा ०ब० ] संकुल, भीड़ 
से युक्त, अबरुद्ध, संकीर्ण - सम्बाधं बृहदपि तद्बभूव 
वत्मं-शि० ८।२, व्योम्नि संबाघवत्मंभिः--रघु० 
१२।६७, - धः 1. भीड़ का होना 2. दबाव, धिसर, 
चोट,स्तनसम्बाधमुरो जघान च--कु० ४।२६ 
3. रुकावट, कठिनाई, भय, विघ्न कि० ३।५३ 
4. नरक का मार्ग 5. डर भय 6. भग, योनि । 

सम्बाधनम्‌ [सं}-बाध्‌+-ल्युट्‌] 1. रोकना, अवरोध 
2. भींचना 3. शुल्कद्वार, फाटक ४. योनि, भग 
5. सूली, या सूली की नोक 6. द्वारपाल । 

सम्बुद्धिः (स्त्री०) [सम्‌ +-बृध्‌+-वितन्‌] 1. पूर्ण ज्ञान या 
प्रत्यक्षज्ञान 2. पूर्ण चेतना 3. पुकारना बुलाना 
4. (व्या० में) संबोधन कारक एड हस्वात्‌ संबुद्धः 
ऊझापा० ६।१।६९ । 

सम्बोधः [सम्‌-बुध्‌+घञ्ञ्‌] 1. व्याख्या करना, निर्देश 
देना, सूचित करना 2. पूर्ण या सही प्रत्यक्षशान 
3. भेजना, फेंक देना 4. हानि, विनाश । 

सम्बोधनम्‌ [स+-बृघ्‌+-णिच्‌¬-ल्युट्‌] व्याख्या करना 
2, संबोधित करना 3. संबोधन कारक 4. (किसी को 
बुलाने के लिए प्रयुक्त शब्द) विशेषण-- भामि० 
३।१३। 

सम्भक्तिः (स्त्री०) [सम्‌ +-भज्‌+-क्तिन्‌] 1. हिस्सा लेना, 
अधिकार करना 2. वितरण करना । 


सम्भग्तः (भू क० कृ०) [सभ्‌--भज्‌्- क्त] छिन्न-भिन्न 
तितर-बितर, ग्नः शिव का विशेषण । 

सम्भली [सम्‌ 1-भल्‌]-अच्‌- डीष्‌] दूती, कुटनी-- दे० 
शम्भली । 

सम्भवः [सम्‌ --भू--अप्‌| 1. जन्म, उत्पत्ति, फूटना, उगना, 
अस्तित्व प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तत्रेव संभवो 
भूयात्‌ मा० ९, मानृषीष कथं वा स्यादस्य रूपस्य 
सम्भवः- श० १1२६, भग० ३।१४, (इस अर्थ में 
प्रायः समास के अन्त में प्रयुक्त) --अप्सरःसम्भवैषा 
-ण्श० १ 2. उत्पादन, पालन-पोषण-मन्‌ ० २।२२७ 
(इस पर कुल्लू० की टीका देखो) 3. कारण, मूल, 
प्रयोजन 4. मिलाना, मिलाप, सम्मिश्रण 5. संभावना 
--संयोगो हि वियोगस्य संसूचयति सम्भवम्‌ -- सुभा० 
6. समनुकूलता, संगति 7. अनकलन, उपयक्तता 
8. करार, पुष्टि 9. धारिता 10. समानता' (एक 
प्रमाण) 11. परिचय 12. हानि, विनाश । 

सम्भारः [सम्‌ न-भृ+-घञ्ञ्‌] 1. एकत्र मिलाना, संग्रह 
करना 2. तेयारी, सामग्री, आवश्यक वस्तुएँ, अपेक्षित 
वस्तुएं, उपकरण, किसी कार्य के लिए आवश्यक 
वस्तुएँ सविशेषमद्य पूजासम्भारो मया संनिधापनीय 
जामा» ५, रघु० १२।४, बिक्रम» २ 3. अवयव, 
संघटक, उपादान 4. समुच्चय, ढेर, राशि, संघात, 
जसा कि 'शस्त्रास्त्रसम्भार' में 5. पूर्णता 6. दौलत 
घनाढथता 7. संधारण, पालन-षोषण । 

सम्भावनम्‌, ना [सम्‌ +-भू +-णिच्‌--ल्युट्‌] 1. विचारना, 
विचारविमशं करना रघु० ५।२८ 2. उद्धावना, 
उत्प्रक्षा-सम्भावनमथोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌-काव्य० 
१० 3. विचार, कल्पना, चिन्तन 4. आदर, सम्मान, 
मान, प्रतिष्ठा सम्भावनागुणमवेहि तमीइबराणाम्‌ 
श० ७।३ 5. शक्यता 6. योग्यता, पर्याप्तता-- कि० 
३।३९ 7, सक्षमता, योग्यता 8. संदेह 9. स्नेह, प्रेम 
10 ख्याति 

सम्भावित (भू० क० कृ०) [सम्‌+-भू+णिच्‌+ क्त] 
चिन्तित, कल्पित, विचारित--पित्राह दोषेषु सम्भा- 
वित:--का० 2. प्रतिष्ठित, सम्मानित, आदरित 
~ भतु २।३४ 3. उपयुक्त, योग्य, पर्याप्त, यकत 
4. संभव । 

सम्भाषः [सम्‌--भाष्‌ञ- घडा] समालाप- मनु ० २।१९५, 
८१२३६४] 

सम्भाषा [संभाष--ठाप्‌ 1. प्रवचन, समालाप 2. अभिवादन 
3. आपराधिक संबंध 4. करार, संविदा 5. संकेत-शब्द, 
युद्धघोष । 

सम्भूतिः (स्त्री) [सम्‌ +भू‡क्तिन्‌] 1. जन्म, उद्भव, 
उत्पत्ति - मनु० २१४७ 2. सम्मिश्रण, मिलाप 
3. योग्यता, उपयुक्तता 4. शक्ति । 


( १०८५ ) 


सम्भृत (भू० क० कृ०) [सम्‌+भू-+-क्‍्त] 1. एकत्रित, 
संगृहीत, संकेन्द्रित 2. उद्यत; तयार, अन्वित, सज्जित 
3. सुसज्जित, संपन्न, युक्त, सहित 4. रक्खा हुआ, 
जमा किया हुआ 5. पूर्ण, पूरा, समस्त 6. लब्ध, 
अवाप्त 7. ले जाया गया, वहन किया गया 8. पोषित 
9. उत्पादित, पेदा किया गया । 

सम्भूतिः (स्त्रीश) [सम्‌ +भृ+- क्तिन्‌] 1. संग्रह 2. तैयारी, 
साज-सामान, सामग्री 3. पूर्णता 4. सहारा, संघारण, 
पोषण । 

सम्भेदः [सम्‌-- भिद्‌ + घडा] 1. टटना, टुकड़े-टुकड़े करना 
2. मिलाप, मिश्रण, सम्मिश्रण---आलोकतिमिरसम्भे- 
दम्‌-मा० १०।११, हर्षोद्नेससम्भेद उपनतः मः० ८ 
3. मिलना (जैसे निगाहों का) 4. संगम, (दो नदियों 
का) मिलन तदुत्तिष्ठ पारासिन्धुसम्भेदमवगाह्य 
नगरीमेव प्रविशावः, अयमसौ महानद्योः सम्भेद:-मा ० 
४, सघूमतीसिघुसम्भेदपावनः -- ९ । 

सम्भोगः [सम्‌ ]-भुज्‌-|-घडा,] 1. आनन्द लेना, मजे लेना 
सत्सम्भोगफलाः श्रियः - सुभा० 2. कब्जा, उपयोग, 
अधिकृति - मन्‌ ० ८।२०० 3. रति रस, मंथुन, सह- 
वास--सम्भोगान्ते मम समुचितो हस्तसंटाहनानाम्‌ 
-मेघ ० ९५ 4. लम्पट, गांडू 5. श्यृंगाररस का एक 
उपभेद, दे० “श्रृंगार के अन्तर्गत । 

सम्भ्रमः [सम्‌-{- श्रम्‌ |- घञ्ञ्‌ | 1. मुड़ना, आवतन, चक्कर 
काटना 2. जल्दबाजी, उतावली 3. अव्यवस्था, विक्षोभ, 
हड़बड़ी - कु० ३।४८ 4. डर, आतंक, भय, शर? १, 
कि० १५।२ 5. त्रुटि, भूल, अज्ञान 6. उत्साह, क्रिया- 
शीलता 7. आदर, श्रद्धा गृहमुपगते सम्ञ्रमविधि 
-- भर्तृ ० २।६३, तव वीर्यवतः कर्चिद्यद्यस्ति मयि 
सम्भ्रम:-रामा० । सम० - ज्वलित (वि०) विक्षोभ से 
उत्तेजित,-भृत्‌ (वि०) घबड़ाया हुआ, हड़बड़ाया हुआ । 

सम्भ्रान्त (भू ० क० कृ०) [सम्‌ +-श्रम्‌ + क्त] 1. आदतित 
2. हड़बड़ाया हुआ, विक्षुब्ध, विस्मित, व्याकुल । 

सम्मत (भू० क० कृ०) [सम्‌ | मन्‌ क्त | 1. सहमत, 
स्वीकृत, माना हुआ 2. पसन्द किया हुआ, प्रिय, 
प्रियतम 3. समान, मिलता-जुलता 4. खयाल किया 
गया, सोचा गया, विचारा गया 5. अत्यन्त आदृत, 
सम्मानित, प्रतिष्ठित, तम्‌ सहमति, दे० सम्मति। 

संमतिः (स्त्री०) [सम्‌ +-मन+-क्तिन्‌] 1. सहमति 2. सम- 
नुकूलता, मान्यता, अनुमोदन, समर्थन 3. अभिलाषा 
इच्छा 4. आत्मज्ञान, आत्मा की जानकारी, सत्यज्ञान 
5. खयाल, आदर, प्रतिष्ठा - कथमिव तव सम्मतिर्भ- 
वित्री सममूतुभिर्मुनिनावधीरितस्य --कि० १०।३६ 
6. प्रेम, स्नेह । 


सम्मदः [सम्‌ +-मद्‌-+-अप्‌] अतिहषं, खुशी, प्रसन्नता--शि० | 


१५।७७ । 


सम्मदं: [सम्‌ +-मृद्‌ घञा] 1. आपस में घिसना, घर्षण 
2. जमघट, भीड, जमाव यद्गोप्रतरकल्पोऽभूत्सम्म- 
दस्तत्र मज्जताम्‌ -रघु० १५।१०१, मा० १० 3. कुच- 
लना, पैरों से रौंदना 4. संग्राम, युद्ध । 

सम्मातुर --संमातुर देऽ 'सत्‌' के अन्तर्गत । 

सम्मादः [सम्मद्‌ +- घञ्ञ्‌] मद, नशा, पागलपन । 

सम्मानः [सम्‌ + मन्‌ +-घञा] आदर, प्रतिष्ठानम्‌ 1. माप 
2. तुलना । 

सम्माजेकः [सम्‌ +-मृज्‌ +-्दृल्‌ | झाड़ने वाला, बृहारी देने 
वाला, भंगी । 

सम्भाजनम्‌ [सम्‌¬-मुज्‌ +-ल्यट्‌] 1. बुहारता, मांजना 
2. निर्मल करना, साफ करना, झाइना । 


“सम्मार्जनी [सम्मार्जन~+ डीप्‌] झाडू, बुहारी । 


सम्मित (भू० क० ) [सम्‌-{ मान्‌-क्त] 1. मापा 
हुआ; नापा हुआ 2. समान माप, विस्तार या मूल्य का. 
सम, वैसा ही, बराबर मिलता-जुलता कान्तासम्मि- 
ततयोपदेशय्‌जे-- का० १, रघु० ३1१६ 3. इतना 
बड़ा जितना कि, पहुँचता हुआ 4. समरूप. समनुकुल 
समानुपातिक 5. से युक्त, सुसज्जित । 


सम्मिश्र, सम्मिश्रित (वि०) [सिम्‌ --मिश्र्‌ त-अच्‌, क्त वा] 
1. परस्पर मिलाया हुआ, अर्न्तामश्चित । 

सम्मिइलः [= सम्मिश्र, पृषो० रस्य लः] इन्द्रका विशेषण । 

सम्मोलनम्‌ [सम्‌+मील-+ल्यूट] (फूल आदि का) बन्द 
होना, ढकना, लपेटना । 

सम्मुख (वि०) [स्त्री०-खा, खो) संमुखीन (वि०) [संगतं 
मुखं येन--प्रा० ब०, सर्वस्य मुखस्य दर्शनः-सममुख 
-+ख, सम सब्दस्य अन्त्यलोपः नि०] 1. सामने का, 
सम्मुख स्थित, आमने सामने, अभिमुखी, सामना 
करने वाला---कामं न तिष्ठति मदाननसमुखी सा--- 
श० १।३१, रघु० १५।१६, शि० १०।८६ 2. मुठभेड़ 
करने वाला, मुकाबला करने वाला 3. स्वस्थ । 

सम्मखिन (पुं०) [सम्मुखमस्य अस्ति सम्मुख इनि] 
दर्पण, शीशा, आईना । 

सम्पूर्छनम्‌ | सम्‌+ मूछ =ल्युट्‌ | 1. मूर्छा, बेहोशी 
2. जमता, गाढ़ा होना 3. गाढ़ा करना, बढ़ाना 
4. ऊँचाई 5. विश्वव्याप्ति, सह-विस्तार, पूर्ण व्याप्ति । 

सम्मृष्ट (भू० क० कृ०) [सम्‌--मृजू क्त] । भली भांति 
बुहारा गया, मांजा-धोया गया 2. छना हुआ, छाना 
हुआ। 

सम्मेलनम्‌ [सम्‌ मिल्‌ ल्युट्‌] 1. परस्पर मिलना, मिलाप 
2. मिश्रण ३. एकत्र करना, संग्रह करना । 

सम्मोहः [सम्‌ +-मृहञ-घञ्ग्‌| 1. घबराहट, अव्यवस्था 
प्रेमोन्माद 2. मूर्छा; बहोशी 3. अज्ञान, मूर्खता 
4. आकर्षण । 


9. क 
। सम्मोहनम्‌ [सम्‌+ मृह--णिच्‌--ल्युट्‌] मंत्रमुग्ध करना, 


( १०८६ ) 


वशीकरण, - नः कामदेव के पाँच बाणों में से एक - 
कु० ३।६६। 

सम्यच्‌ सम्यञ्च्‌ (वि०) (स्त्री०--समीची) [सम्‌ -]-अञ्च्‌ 
+क्विनू, समि आदेशः पक्षे नलोप:] 1. साथ जाने 
वाला, साथ रहने वाला 2. सही, युक्त, उचित, 
यथोचित 3. शुद्ध, सत्य, यथार्थ 4. सुहावना, रुचिकर 
--कि च कुलानि कवीनां निसगं- सम्यञ्चि रञ्जयतु- 
रस० 5. वही, एकरूप 6. सब, पूर्ण, समस्त-(अव्य० 
-सम्यक्‌) 1. के साथ, साघ-साथ 2. अच्छा, उचित 
रूप से, सहीं ढंग से, शुद्धतापूर्वक) सचमुच - सम्य- 
गियमाह श० १, मनु० २।५, १४ 3. यथावत्‌, 
यथोचित ढंग से, ठीक-ठीक, सचमुच 4. सम्सान पूर्वक 
5. पूरी तरह से, पूर्णतः 6. स्पष्ट रूप से । 

सम्राज्‌ { पुं० ) [ सम्यक्‌ राजते-सम्‌+-राज्‌+-क्विप्‌ ] 
1. सर्वोपरि प्रभु, बिश्वराट्‌, विशेषतः वह जो अन्य 
राजाओं पर शासन करता हो तथा जिसने राजसूय 
यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया हुँ-येनेष्टं राजसूयेन 
मण्डलस्यंश्वरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स 
सम्राट्‌ ---अमरः, - रघु० २५ । 

सय्‌ (म्वा० आ० सयते) जाना, हिलना-जुळना । 

सयथ्यः [सयूथ-यस्‌] एक ही वर्ग या जाति का । 

सयोनि (वि०) [समाना योनियंस्य ब० स०, समानस्य 
सादेशः] एक ही कोख का, एक ही गर्भ से उत्पन्न, 
सहोदर,-- निः 1. सगा या सहोदर भाई 2. सरोता 
3. इन्द्र का नाम । 

सरे ( वि० ) [सु-अच्‌ ] 1. जाने वाला, गतिशील 
2. रेचक, दस्तावर--रः 1. जाना, गति 2. बाण 
3. आतंच, दही का चक्का, मलाइ 4. नमक 5. छड़ी, 
हार--अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमसुणो मौक्तिकसरः - 

-उत्तर० १।३९ २९ 6. जलप्रपात,--रम्‌ 1, जल 

2. झील, सरोवर! सम०-उत्सवः सारस, - जम्‌ 
ताजा मक्खन, नवनीत, तु० शरज । 

सरकः, कम्‌ [ सृञ-वृन्‌ ] 1. सड़क राजमार्गं की 
अनवरत पंक्ति, 2. मदिरा, उग्र सुरा--चक्रुरथ सह 
पुरन्ध्रिजनेरयथार्थसिद्धि सरकं महीभृतः--शि० १५। 
८०, १०।१२ 4. पीने का बरतेन, शराब पीने का 
प्याला, कटोरा--शि० १०।२० 5. तेज शराब का 
वितरण,--कम्‌ 1. जाता, गति 2. तालाब, सरोवर 
3. स्वगं । 

सरघा | सरं मधुविशेषं हन्ति-सर+ हन्‌ +ड नि० ] मधु- 
मक्खी,--तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षोद्रपटलेरिव 
रघु ० ४६३, शि० १५२३ । 

सरङ्कः [ सृ+-अङ्गच्‌ ] 1. चतुष्पाद, चौपाया, 2. पक्षी । 

सरजस्‌,-सा (स्त्री), सरजस्का [ सहरजसा -ब० स०, 
पक्षे कप्‌ +-टापू ] रजस्वला स्त्री । 


सरट्‌ (३) [ सृ+अटिः ] 1. हवा, वायु 2. बादल 
3. छिपकली 4. मघुमक्खी । 

सरटः [ सृञ-अटच्‌ ] 1. वायु 2. छिपकली--लूता हि सर- 
टानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌--मनु० १२।५७। 

सरटिः [ सृ+-अटिन्‌ ] 1. वायू 2. बादल । 

सरटुः | स्‌ञ-अटु | छिपकली, गिरभिट । 

सरण (वि०) [सृ-ल्युट्‌ ] 1. जाने वाला, गतिशील 

2. बहने वाला,--णंम्‌ 1. प्रगतिशील, जाने वाला, 
वहनशील 2. लोहे का जंग, मूर्चा । 

सरणिः,णी (स्त्रीश) [ सु-निः | 1. पथ, मार्ग, सड़क, 
रास्ता-आनन्द० १८ 2. क्रम, विधि 3. सीधी अनवरत 
पंक्ति 4. कण्ठरोग । 

सरण्डः [ सृ+अण्डच्‌ | 1. पक्षी 2. लम्पट, दुश्चरित्र व्यक्ति 
3. छिपकली 4. घूतं 5. एक प्रकार का अलंकार । 

सरण्युः | सृञ-अन्युच्‌ ] 1. वायु, हवा 2. बादल 3. जल 
4. बसत ऋतु 5. अग्नि 6. यम का नाम । 

सरत्निः (पुं०, स्त्री.) [ सह रत्निना- ब० स०] एक 
हाथ का माप, तु० रत्नि या अरत्नि । 

सरथ (वि०) [समानो रथो यस्य रथेन सह वा-ब० स« ] 
एक ही रथ पर सवार,--थः रथ पर सवार योद्धा । 

सरभस (वि०) [ सह रभसेन ब० स० ] 1. वेगवान्‌, 
फुर्तीला 2. प्रचण्ड, उग्र 3. क्रोधपूर्ण 4. प्रसन्न,--सम्‌ 
(अव्य०) अत्यंत वेग से । 

सरमा [ सृ+अम--टाप्‌ | 1. देवों की कुतिया 2. दक्ष 
की पुत्री का नाम 3. रावण के भाई विभीषण की 
पत्नी का नाम । 

सरयुः [ सृ+अयु ] वायु, हवा, ~ युः,-य्‌ः (स्त्रीश) एक 
नदी का नाम जिसके तट पर अयोध्यानगरी स्थित 
ह-रघु० ८९५, १३।६१, ६३, १४३० । 

सरल (वि०) [ सृ+-अलच्‌ ] 1. सीधा, अवक्र 2. ईमानदार, 
खरा, निष्कपट, निश्छल 3. सीधासादा, भोला भारा, 
स्वाभाविक-सरले साहसरागं परिहर--मा० ६।१०, 
अयि सरले किमत्र मया भगवत्या शक्यम्‌ २,-लः 
1. चीड का वृक्ष विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ -- कु 


१।९, मेघ० ५३, रघु० ४७५ 2. आग। सम० 
~ अङ्कः सरल वृक्ष का रस, बिरोजा, तारपीन, बव: 
सुगंधित बिरोजा । 

सरव्य दे० शर्य । 


सरस्‌ (नपुं०) [ सृञ-असुन्‌ ] 1. सरोवर, तालाब, पोखर, 
पानी का विशाल तरुता-सरसामस्मि सागरः-भग० 
१०।०१ 2. जल। सम० अम्‌,-जन्सन्‌ (नपुं०) 
-रुहम्‌, (सरोजम्‌, सरोजन्मन्‌, सरोरुहम्‌) सरसिजम्‌, 
सरसिरुहम्‌ कमल--स रसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्‌ 
>श० ११२०, सरोरुहद्युतिमुषः पादांस्तवासेवितुम्‌ 
--रत्व० १1३०,--जिनी,-रहिणी 1. कमल का पौधा 


( १०८७ ) 


“भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि-भामि० ११०० 

2. कमलों से भरा हुआ सरोवर,- रक्ष: (सरोरक्षः) 
तालाब का संरक्षक, रुह (सरोरुह) (नपुं०) कमल, 
- वरः (सरोवरः) झील ¦ 

सरस (वि०) [ रसेन सह ब० स० ] 1. रसीला, सजल 
2. स्वादु, मधुर 3. आद्रं--शि० ११५४ 4, पसीने 
से तर -कु० ५।८५ 5. प्रेमपूर्ण, प्रणयोन्मत्त--भामि० 
१।१०० (यहाँ इसका अर्थ 'मधुपूर्ण' भी है) 6. लावण्य- 
मय, प्रिय, रुचिकर, सुन्दर-सरसवसन्त गीत» १ 
7. ताजा, नया, सम्‌ 1. झील, तालाब 2. रसायन 
विद्या । 

सरसी [ सरस्‌+-ङीष्‌ ] झील, पोखर, सरोवर--भामि० 
२।१४४। सम०--रुहम्‌ कमल । 

सरस्वत्‌ (वि०) [ सरस्‌+-मतुप्‌, ] 1. सजल, जलयुक्त 
2, रसीला, मजेदार 3. ललित 4. भावुक, पुं ० 1. समुद्र 
"2. सरोवर 3. नद 4. भैस 5. वायु का नाम । 


सरस्वती [ सरस्वत्‌ +-डीप्‌ ] 1. वाणी और ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवता जिसका वर्णन ब्रह्मा की पत्नी के 
रूप में किया गया हूँ 2. बोली, स्वर, वचन --कु० 
४1३९, ४३, रघु० १५४६ 3. एक नदी का नाम 
(जो कि मरुस्थल के रेत में लुप्त हो गई है) 4. नदी 
5. गाय 6. श्रेष्ठ स्त्री 7. दुर्गा का नाम 8. बौद्धो की 
एक देवी 9. सोमलता 10. ज्योतिष्मती नामक 
पौधा । 

सराग (वि०) [ सह रागेण-ब० स० ] 1. रंगीन, हलके 
रंग वाला, रंगद्रार-(अकारि) सरागमस्या रसनागुणा- 
स्पदम्‌--कु० ५1१० 2. लाल रंग की लाख से रंगा 
हुआ--रघु० १६।१० 3. प्रणयोन्मत्त, प्रेमाविष्ट, मुग्ध 
~-मुनेरपि मनोऽवश्यं सरागं कुर्तेऽङ्गना--सुभा० । 

सराव (वि०) [सह रावेण--ब० स० | 1. शब्द करने 
वाला, कोलाहल करने वाला, -- बः 1. ढक्कन, आवरण 
2. कसोरा, चाय की तरतरी, तु० 'शराव' । 

सरिः (स्त्री) [ सृ--इन्‌ ] झरना, फौवारा । 

सरित्‌ (स्त्री) [ सृ-इति ] 1. नदी-- ` अन्या सरितां 
झतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यब्धिम्‌-- मालवि० ५1१९ 
2. धागा, डोरी । सम० -नाथः,-पतिः (सरितांपतिः 
भी), --भर्तूं (पुं०) समुद्र, वरा (सरितांवरा) गंगा 
का नाम, सुतः भीष्म का विशेषण । 

सरि(री)मन्‌ (पुं०) [ सृ+-ईमनिच्‌ ] 1. गति, सरकना 
2. वायु 1 

सरिलम्‌ [ सु--इलच्‌ | जल । 

सरीसुपः | कुटिलं सपंति --सृप्‌--यड (लुक्‌) +- द्वित्वादि 
अच्‌ | साँप । 

सदः | स्‌. उन्‌ | तलवार की मूठ । 

सरूप (वि०) { समानं ख्पमस्य--ब० स० 11. समान 


रूप वाला 2. समान, मिलता-जुलता, वेसे ही--रघु ० 
६।५९ । 

-अपता,-त्बम्‌ [ सरूप+-तलू्‌+-टाप्‌, त्व वा ] 1. समानता 
2. ब्रह्मरूप हो जाना, मुक्ति के चार प्रकारों में 
से एक । 

सरोष (वि०) [ सह रोषेण . ब० स० ] 1. क्रुद्ध, रोषपूर्ण 
2. कुपित । 
सरकः [ सु+क ] 1. वायु, हवा 2. मन । 
सर्गः | सृज्‌ +-घञ््‌ | 1. छोड़ना, परित्याग 2. सृष्टि 
अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
- विक्रम० १।९ 3. सृष्टिरचना --कु० २।६, रघु० 
३२७ 4. प्रकृति, विश्व 5. नैसर्गिक गुण, प्रकृति 
6. निर्धारण, संकल्प गृहाण शस्त्रं यदि सगं एष ते 
-एरघु० ३।५१, १४४२, शि० १९१३८ 7. स्वीकृति, 
सहमति 8. अनुभाग, अध्याय, (काव्य आदि का) 
सर्ग, 9. घावा, हमला, (सेना का) प्रगमन 10. मल- 
त्याग 11. शिव का नाम । सम० - क्रमः सृष्टि का क्रम, 
बन्धः महाकाव्य,-सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌-सा० द०। 
सज्‌ँ (म्वा० पर० सर्जति) 1. अवाप्त करना, उपलब्ध 
करना 2. उपार्जन करना । 
सर्जः [ सृज्‌ +अच्‌ | 1. साल का पेड़ 2. साल वृक्ष का 
चूने वाला रस। सम० - निर्यासकः,-मणिः,-रसः 
बिरोजा, लाख । 
सजेकः [ स्‌ज्‌+-ण्बुळ्‌ ] साल का वृक्ष । 
सर्जनम्‌ [ सुज्‌+-ल्यूट्‌ ] 1. परित्याग, छोड़ना 2. ढीला 
करना 3. रचना करना 4. मलत्याय 5. सेना का 
पिछला भाग । 
साजिः, सजिका, सर्थी (स्त्री) [ सृज्‌-+ इन्‌, सजि--कन्‌ 
+ठाप्‌, सजि+ङीष्‌ ] सज्जीखार । 
सर्जः, सर्जे: [ सज्‌+ऊः | व्यापारी- स्त्री 1. बिजली 
2. हार 3. गमन, अनुसरण । 
सर्प: [ सृप्‌ +घञा्‌ ] 1. सर्पीली गति, घुमावदार चाल, 
खिसकना 2. अनुसरण, गमन 3. नाग, साँप । सम० 
-- अरातिः,--अरिः 1. नेवला 2. मोर 3. गरुड का 
विशेषण, ` अशनः मोर,--आवासम्‌--इष्टम्‌ चन्दन 
का वृक्ष, - छत्रम्‌ कुकुरमृत्ता, साँप की छतरी, खुब, 
—तुणः नेवला, --ब्रष्टू: सांप का विषेला दाँत,-घारकः 
सपेरा,--भुज्‌ (पुं) 1. मोर 2. सारस 3. अजगर, 
-“-मेणिः साँप के फण की मणि,---राजः वासुकि । 
सपंणम्‌ [ सृप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. रेंगना, सरकना 2. वक्रगति 
3. बाण की भूमि के समामांतर उड़ान । 
सपिणी [ सृप्‌+-णिनि+ङीप्‌ ] 1. साँपनी 2. एक प्रकार 
की जड़ी बूटी । 
सपिन्‌ (वि०) [ सुप्‌ +णिनि ] 1. रेंगने वाला, सरकने 
वाला, घुमावदार, टेढ़ी चाळ चलने वाला 2. जाने 


{ १०८८ ) 


वाला, 
“पंच० ११२५२ । 

सपिस्‌ (नपुं०) [सृप्‌-|-इसि ] पिघलाया हुआ घृत, घी 
(घृत और सपिस्‌ के अन्तर को जानने के लिए दे० 
आज्य) । सम०--समुद्रः घृतसागर, सात समुद्रों 
में से एक । 

सपिष्मत्‌ (वि०) | सर्पिसू--मतुप्‌ | घी (से प्रसाधित) 
युक्त । 

सरब्‌ (भ्वा० पर० सरबंति) जाना, हिलना-जुलना । 

स्मः | स्‌ + मन्‌ | 1. चाल, गति 2. आकाश 

सर्व, (भ्वा० पर० सर्वेति) चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, वध करना । 


सर्व (नि० वि०) [सृतमनेन विश्वमिति सवंम्‌-- कतुं ० ब० 
व० पुं०, सर्व] 1. सब, प्रत्येक,-उपर्यृपरिपञ्यतः सर्व 
एव दरिद्रति,-हि० २।२, रिक्तः सर्वो भवति हि लघ्‌ 
पूर्णता गौरवाय-मेघ० २०।९३ 2. पुर्ण, समस्त, 
पूरा--र्वः 1. विष्णु का नाम 2. शिव का नाम। 
सम०--अङ्कम्‌ समस्त शरीर, ` अङ्गोण (वि०) समस्त 
शरीर में व्याप्त या रोमांचकारी- सर्वाङ्गीणः स्पर्श 
सुतस्य किल --विक्रम० ५।११, अधिकारिन्‌ (पुं०) 
--अध्यक्षः अधीक्षक, --अश्चीन सत्र प्रकार के अन्न 
को खाने वाला सर्वान्नभोजिन्‌ आदि, आकारम्‌ 
(समास में) सर्वथा, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, 
आत्मन्‌ (पुं०) पूर्णं आत्मा, सर्वात्मना सर्वथा, 
पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, ईश्वरः सबका स्वामी 
~य, गामिन्‌ (वि०) विश्वव्यापी, सर्वव्यापक, 
नित्‌ (वि०) सवंजेता, अजेय, ज्ञ-विद (वि०) 
सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ' (पुं०) 1. शिव का 
विशेषण 2. बुद्ध का विशेषण, --दसन (वि०) सब 
का दमन करन वाला, दुनिवार, नामन्‌ (नपुं०) 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह, 
“मंगला पार्वती का विशेषण, - रसः लाख, बिरोजा 
लिगिन्‌ (पुं०) पाखंडी, छद्मवेशी, ढोंगी, व्यापिन्‌ 
(वि०) सर्वत्र व्यापक रहने वाला, वेदस्‌ (पुं०) 
सर्वस्व दक्षिणा में देकर यज्चानुष्ठान करने वाला 
~ सहा (सर्वसहा भी) पृथ्वी, स्वम्‌ 1. प्रत्येक 
बस्तु, 2. किसी व्यक्ति की समस्त संपत्ति, जसा कि 
'सवस्वदंड' में, "हरणम्‌ 1. सारी संपत्ति का अपहरण 
या जब्ती 2. किसी वस्तु का सर्वाश - दे० श० १।२४ 
६।२, मा० ८।६, भामि० १।६३ । 
सर्वंङ्कषः (वि०) [ सर्वे ; कष्‌+खच्‌, मुम्‌ | सब कुछ 
नष्ट करने वाला", सवंशक्तिमान्‌ - - सर्व ङ्कपा भगवती 
भवितव्यतव-- मो० १।२३, भामि० डार, -षः दुष्ट, 
बदसाश । 
सवतः (अव्य०) [ सबं+-तसिल्‌ ] 1. प्रत्येक दिशा से, 


हिलने-जुळने वाला--यूका मन्दविसपिणी | 


सब ओर से 2. सब ओर, सर्वत्र, चारों ओर 3. पूर्णतः 
सवंथा । सम०--गाभिन्‌ (वि०) 1. सर्वत्र पहुँच 
रखने वाला--कु० ३।१२, -- भद्रः 1. विष्णु का रथ 
2. बांस 3. एक प्रकार का चित्रकाव्य---उदा० कि० 
१५।२५ 4. मन्दिर या महल जिसके चारों ओर द्वार 
हों (इस अर्थ में नपुं० भी) (द्रा) नर्तकी, नटी 
मुख (वि०) सब प्रकार का, पूर्ण, असीमित--श० 
५1२५, (खः) 1. शिव का विशेषण 2. ब्रह्मा का 
विशेषण -कु० २।३, ( चारों ओर मुख किये हुए) 
3. परमात्मा 4. आत्मा 5. ब्राह्माण 6. आग 
7. स्वर्ग । 

सवंत्र (अव्य) [ सर्व+त्रल ] 1. प्रत्येक स्थान पर, 
सब जगहों पर॑ 2. हर समय । 

सर्वथा (अव्य०) [ सर्वञ-थाल्‌ ] 1. हर प्रकार से, सब 
तरह से उत्तर० १।५ 1. बिल्कुल, पूर्णतः (प्रायः 


नकारपरक) 3. पूर्णतः, बिल्कुल, नितान्त 4. सब 
समय । 

सवंदा (अव्य०) [ सवं+दाचू ] सब समय, सदेव, 
हमेशा । 


सर्वरी दे० 'शवंरी' 

सर्वशः (अव्य०) [ सर्व -|-शस्‌ | 1. पूर्णतः, सर्वथा, पूरी 
तरह से 2. सवंत्र 3. सब ओर । 

सर्वाणी दे० 'शर्वाणी' 

सर्षपः [ भृ +अप, सुक्‌ ] 1. सरसों खलः सर्षपमात्राणि 
परच्छिद्राणि पश्यति, सुभा०, मा०--१०।६ 
2. एक छोटा बाट 3. एक प्रकार का विष । 

सल्‌ (स्वा० पर० सलति) जाना, हिलना-जुलना । 

सलम्‌ [ सल्‌ +-अच्‌ ] जल । 

सलज्ज (वि०) | लज्जया सह ब० स० ] विनीत, 
लज्जाशील । 

सलिलम्‌ [ सलति गच्छति निम्नम्‌ सल्‌ --इलच्‌ ] पानी 

सुभगसलिलावगाहाः --श° १।३। सम» अर्थिन्‌ 

(वि०) प्यासा, आशयः तालाब, ताल, पानी की 
टंकी,-इन्धनः वड़वानल,-उपप्लबः जलप्लावन, प्रलय 
बाढ़,--क्रिया 1. अन्त्येष्टि संस्कार के अवसर पर 
शवस्नान 2. जलतर्षण, उदकक्रिया,-जम्‌ कमल,-~निघिः 
समुद्र । 

सलील (वि०) [ सहलील्या - ब० स० ] क्रीड़ाशील, 
स्वेच्छाचारी, श्वंगारप्रिय । 

सलोकता | समानः लोको यस्य--इति सलोकः तस्य भावः 

तल ‡-टाप्‌ | एक ही लोक में होना, किसी विशेष 

देवता के साथ एक ही स्वर्ग में निवास (मुक्ति की 
चार प्रकार की अवस्थाओं में से एक) । 

सल्लकी | शल्‌ वृन्‌, लुक, पृषो० शस्य सः ] एक प्रकार 
का पेड़, सलाई का पेड़, दे० 'शल्लकी' । 


( 


सघ: ¦ सु - अच | 1. सोमरस का निकालना 2. चढावा 
तर्पण 3. यज्ञ + सूयं 5. चांद 6. प्रजा, वम्‌ 1. पानी 
2. फूछो से लिदा गया मधु । 

सवनम्‌ [ मु (स्‌) -ल्यूट्‌ ] 1. साम रस का निकालना 
या पीना 2. यजञ--अथ तं सदनाय दोज़ितः रघु० 

श० ३1२८ 3. स्नान, शुद्धिपरक स्नान 

जनन, प्रसव, बच्चे पैदा करना । 


८1७५. 


न. 


सवयस्‌ (वि०) | समान वयो यम्य - ब० स० ¦ एकही ! 


आय का पु० 1. समवयस्क, समसामयिक 2. एक ही 
आयु के साथी, स्त्री» सखी, सहेली । 

सवर: (पृऽ) 1. शिव का नाम 2. जल । 

सवणे (वि०) {समानो वर्णो यस्य वण्स०| 1. एक ही 
रंग का 2. एक सो सूरत शक्ल का, समान, मिलता- 
जुळता दृर्वर्णमित्तिरिह सान्द्रसुधामवर्णा-- जिण ४। 
२८, मेघ० १८. रघु० ९२१ 3. एक हो जाति क 
4. एक ही प्रकार का. एक जेसा 7. एक हो वर्णमाला 
का. एक हो स्थान से (वागिन्द्रियों द्वारा) उच्चारण किये 
जाने वाळे वर्ण-तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ पा० १।१।९। 

सविकल्प, सविकल्पक (वि०) [सह विकल्पेन-- ब० स० 
प्च कप्‌] 1. ऐक्छिक 2. संदिग्ध 3. कर्ता और कर्म के 
अन्तर का पहचानने वाळा, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद 
को जानते वाळा (विप० निविकल्पक ) । 

सविग्रह (वि०) सट विग्रहेण वण्स०] 
देहवारी 2 सार्थक, अर्थवाला 3. संघर्षरत, झगड़ालू । 

सबितकं, सविमश (ति०) [सह वितकेण विमर्शेन वा-ब० 


स०| विचारवान्‌, - क॑म्‌, - शम्‌ (अव्य०) विचारः 
पूवक 
सवित्‌ (वि०) (म्त्री० त्री) [सू +तुच्‌ | जनक 


उत्पादक, फल देने वाला-सवित्री कामाना यदि जगति 
जागति भवती गंगा० २३, पुं० 1. सूर्य उदेति 
सविता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च ` काव्य० ४ 
४. शिव 3. इन्द्र न. मदार का पेड़, अर्क वृक्ष । 
सवित्री [मव्रितृ ¦ डीप्‌} 1. माता कु० १।२४ 2. गाय ! 
सविध (वि०) [ सह विष्रया ब०स० | 1. एक ही 
प्रकार या ढंग का 2. निकट, सटा हुआ, समीपी 
भूयो भूवः सविधनगरीरथ्यया पर्येटन्तम्‌- मा० 
१।१५,- --धम्‌ पामोण्य, पड़ोस--यस्य न सविघे दयिता 
ठनम्तुहिनदीघितिस्तस्य काव्य» ९, किमासेव्य 
पुसा सविधमनवद्य द्ुसरितः--- १०, ने० २।४७, शि० 
४1६९, भामिऽ २१८२ । 
सविनय (वि०) | सह विनयेन -ब० स० | विनीत. 
विनम्र,--यम्‌ {अव्ा०) विनयपूर्वक । 
सविभ्रम (वि०) | सह विभ्रमेण बे० स० | क्रीडायृक्त, 
विलासम्‌ क्त । 
सविशेष (वि०) | सह विशेषेण 


१०२७ 


ब० स० ] 1. विशिष्ट 


शरीरधारी, | 


| 


१०८९ ) 


गणों से युक्त 2. विशेष, असाधारण 3. विशिष्ट, 
खास-उत्तर० ४ 4. प्रमुख, श्रेष्ठ, बढ़िया 5. विलक्षण 
(सविशेषम्‌, सविशेषतः (क्रिश वि०) विशेष कर 
खास तौर से, अत्यंत--अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे 
त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भामिनि कु० ५।३८, प्रायः 
समास में--कु० १1२७. रघु० १६।५३) । 

सविस्तर (वि०) | सह विस्तरेण--ब० स० ] विवरण 
सहित, सूक्ष्म, पूर्ण, रम्‌ (अव्य०) विवरण के साथ, 
विस्तार पूर्वक 1 iN 

सविस्मय (वि०) | सह विस्मयेन ब० स० ] आरचर्या- 
न्वित, अचंभे से युक्त, चकित । 

सवद्धिक (वि०) [ सह वृद्धया ब० स० कप्‌ ] जिसका 
ब्याज मिले, ब्याज से यक्त। 

सवेश (वि०) | सह वेशेन ब० स० ] 1. सजा हुंआ 
अलंकृत, वेशभूषा से युक्त 2. निकट, समीपवर्ती । 

सब्य (वि०) [ सू-+-य | 3. बायाँ, बायाँ हाथ 2. दक्षिणी 
3. विरोधी, पिछड़ा हुआ, उलटा 4. सही, व्यम्‌ 
(अव्य०) जनेऊ का वायें कंघे पर लटकते रहना 

तृ» अपसव्य । सम० (वि०) सही, ठीक, 
साचिन्‌ (पुं०) अर्जुन का विशेषण निमित्तमात्रं 

भव संव्यसाचिन--भग० ११।३३, (महाभारत में 
नाम की व्याख्या निम्नांकित है उभौमे दक्षिणौ 
पाणी गांडोवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सव्य 
साचीति मां विदु: ॥) । ' 

सव्यपेक्ष (वि०) [ व्यपेक्षया सहं ब० स० ] संयुक्त 
निर्भर-स्नेहश्च निमित्तसव्यपक्षञ्चेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ 
मा० १, उत्तर ६ । 

सव्यभिचारः | सह व्यभिचारेण ` ब० स० ] (तर्क में) 
हेत्वाभास के पाँच मख्य भेदों में से एक, साधारण 
मध्यपद, व्याख्या के लिए दे० 'अनेकान्तिक' । 


सव्याज (वि०) | सह व्याजेज्ञ व० स० | 1. चालबाज 
2. बगुलाभगत, रंगासियारु,ज़ालाक । 

सव्यापार ¦ वि० ) [ व्यापारेण सह. ब० स० | व्यस्त 
व्यापृत, कार्य में नियुक्त । 

सव्रीड (वि०) [ व्रीडया सह--ब० स० ] 1. लज्जाशील 
र्शामन्दा । 

सव्येष्ठ (पुं०), सव्येष्ठः [सव्ये तिष्ठति-सव्ये--स्था 
-+-ऋझन, कवा, अलुक स०, पत्वम्‌] सारथि, रथ 
हॉकन वाला । 

सशल्य (वि०) [सहशल्येन-ब०स०] 1. कांटेदार 
या कांटों से त्रिधा हुआ ! 

सशस्य (वि०) [सहस्येन--.ब० स०] सस्य से युक्त, 
अन्नोत्पादक,-स्था सूर्यमुखी फूल का एक भेद । 

सइ्मश्रु (वि०) सिह इमश्रुणा-ब० स०] दाढ़ी-मूंछ वाला, 
स्त्री० बह स्त्री जिसके दाढ़ी मूंछ दिखाई दे । 


2. बर्छी 


( १०९० ) 


सश्नीक (वि०) [श्रिया सह-ब० स०, कप्‌] 1. समृद्धिशाली, 
सौभाग्यशाली 2. प्रिय, सुन्दर । 

सस्‌ (अदा० पर० सस्ति) सोना । 

ससत्त्व (वि०) [सह सत्त्वेन ब०्स०] 1. जीवन शक्ति से 
युक्त, ऊर्जस्वी, बलवान्‌, साहसी 2. गर्भवती, त्त्वा 
गर्भवती स्त्री । 

ससन्देह (वि०) [सह सन्देहेन ब० स०] संदिग्घ,-हः एक 
अलंकार का नाम दे० 'सन्देह' । 

ससनम्‌ [सस्‌ +ल्युट्‌] पशुमेघ, यज्ञीयपशु का वध । 


ससन्ध्य (वि०) [सन्ध्यया सह--ब० स०] संध्यासंबंघी, 
सायंकालीन । 

ससाध्वस (वि०) [सह साघ्वसेन--ब° स०] आतंकित, 
डरा हुआ, भीरु । 

सस्ज्‌ दे० सञ्ज्‌ । 


सस्यम्‌ [सस्‌ +-यत्‌] 1. अनाज, अन्न-(एतानि) सस्यः पूर्ण 
जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति-पंच° ५।९७ दे० 
“शस्य' भी 2. किसी भी पौधे का फल 3. शस्त्र 
4. सदगुण, खुबी । सम०-- इष्टिः (स्त्री०} फसल 
पक जाने पर नये अन्न से किया जाने वाला यज्ञ,--प्रद 
(वि०) उपजाऊ,-मारिन्‌ (वि०) अन्न को नष्ट करने 
वाला, (पुं०) एक प्रकार का चूहा, घृंस,--संवरः साल 
का पेड़ । 

सस्यक (वि०) [सस्य+कन्‌] अच्छे गुर्णो से युक्त, गुणा- 
त्वित, इलाध्य, प्रशंसनीय, कः 1. तलवार 2. शस्त्र 
3. एक प्रकार का मूल्यवान्‌ पत्थर । 

सस्वेद (वि०) [सह स्वेदेन--ब० स०] पसीने से तर, 
प्रस्विन्न,--दा वह कन्या जिसका हाल में ही कौमार्य- 
भंग हुआ हो । 

सह (दिवा० पर० सह्यति) 1. सन्तुष्ट करना 2. प्रसन्न 
होना 3. सहन करना, झेलना । 

1 (म्वा० आ०-सहते, सोड, नि, परि, वि आदि इका- 


रान्त उपसर्गो के पश्चात्‌ सह के स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ हो, 


जाता है, यदि सह के ह्‌ को ढ नहीं हुआ) (क) 
झेलना, सहन करना, भुगतना, गम खाना--खलो- 
ल्लापाः सोढाः भतु ० ८1६, पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं 
शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः--कु० ५।४, इसी प्रकार 
दुःखं, क्लेशं आदि-रघु० १२।६३, ११।५२, भट्टि० 
१७।५९ (ख) 1. सहन करना, अनुमति देना,-प्रकृतिः 
खलू सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया-कि० २] 
२१, मेघ० १०५, रघु० १४६३ 2. क्षमा करनां, 
सहलेना--वारंवारं मयतस्थापराधः सोढ:--हि० ३, 
भग० ११।४४ 3. प्रतीक्षा करना, सबर करना-द्वित्रा- 
ण्यहान्यर्हसि सोढ्महन्‌-रघु० ५1२५, १५।४५ 4. वहन 
करना, सहारा देना, ढकेलना श० ३ 5. जीतना, 
परास्त करना, विरोध करना, मुक़ाबला करना 


6. दबाना, रोकना 7. योग्य होना (“तुम्‌' के साथ) 
प्रेर० (साहयति-ते) 1. धारण करवाना, भुगतवाना 
2. धारण करने या सहारा देने के योग्य बनना-गुर्वेपि 
विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति श० ४1१६, इच्छा० 
(सिसहिषते) सहन करने की इच्छा करना, उद्‌ --, 
1. योग्य होना, शक्ति या ऊर्जा रखना, साहस करना, 
दिलेरी दिखाना--तवानुवृत्ति न च कर्तृमुत्सहे-कु० 
५1६५, “में पसंद नहीं करता” आदि--भट्टि० ३। 
५४, ५।५४, १४८९, शि० १४।८३ 2. (क) प्रयास 
करना, प्रणोदित होना कि० १।३६ (ख) ढाढस 
बंघाना, विषण्ण न होना, हिम्मत न हारना भट्टि० 
१९।१६ 3. आराम में होना-- कु० ४३६ 4. आगे 
बढ़ना प्रयाण करना (इच्छा०) उकसाना, उद्बुद्ध 
- भट्रि> ९६९, परि, सहन करना भट्टि० ९।७३ 
प्र-, 1. सहन करना, झेलना-न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमप- 
रेषां प्रसहते--उत्तर० ६1१४ 2. सामना करना 
मुकाबला करना, पछाड़ना--संयगे सांयुगीनं तमृद्यतं 
प्रसहेत कः--कु० २।५७ 3. चेष्टा करना, प्रयास 
करना 4. योग्य होना 5. शक्ति या ऊर्जा रखना--दे० 
'प्रसह्म' भी, बि-, 1. सहन करना, झेलना रघु» 
४।६३, ८।५६ 2. मुकाबला करना, सामना करना, 
प्रतिरोध करने के योग्य होना-रघु० ४।४९ 3. योग्य 
होना 4. अनुमति देना 5. इच्छा करना, पसंद करना । 
सह (वि०) [सहते-सह्‌ +अच्‌] 1. सहन करने वाला, 
झेळने वाला, भूगतने वाला 2. धीर 3. योग्य---दे० 
'असह', हः मंगसिर का महीना, -- हः, - हम्‌ शक्ति, 
सामर्थ्य । 
सह (अव्य०) 1. के साथ, मिलकर, साथ-साथ, सहित, 

युक्त (करण०)-शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन 
तडित्प्रलीयते--कु० ४1३३ 2. साथ मिलकर, एक 
ही समय, युगपत्‌ अस्तोदयौ सहेवासौ कुर्ते नृपति- 
द्विषाम्‌ सुभा०। सम०-¬अध्यायिन्‌ (पुं०) सह- 
पाठी,--अर्थ (वि०) समानार्थक (थः) समान या 
स।मान्प उद्वेश्य,--उक्तिः (स्त्री) अलंकारशास्त्र में 
एक अलंकार का नाम--सा सहोक्तिः सहार्थस्य बला- 
देकं द्विवाचकम्‌-काव्य० १०, उदा०-पपात भूमौ सह 
संनिकाश्रुभि:--रघु० ३।६१,--उटजः पर्णकुटी,-उदरः 
एक ही पेट से उत्पन्न, सगा भाई विक्रमांक० १1२१, 
उपमा उपमा का एक भेद, - अढः, -- उढजः विवाह 

के समय गर्भवती स्त्री का पुत्र (हिन्दूधमंशास्त्रो में 
वणित बारह प्रकार के, पुत्रों में से एक), कार 
(वि०) 'ह' की ध्वनि से युक्त नल० २1१४, (रः) 
1. सहयोग 2. आम का पेड़-- क इंदानीं सहकारमन्तरेण 
पल्लवितामतिमृक्तलतां सहते--श० ३,--भञ्जिका 
एक प्रकार का खेल,- कारिन्‌,-क्गत्‌ (वि०) सहयोग 


( १०९१ ) 


देने वाला (पुं०) सहप्रशासक, सहकारी, सहकर्मी 
-कृत (वि०) सहयोग दिया हुआ, से सहायताप्राप्त 
-“गमनस्‌ 1. साथ जाना 2. किसी स्त्री का अपने मृत 
पति के शरीर के साथ जलना, विधवा का सती होना 
>5चर (वि०) साथ जाने वाला, साथ रहने वाला 
उत्तर» ३८ (रः) 1. साथी, मित्र, सहभागी 2. पति 
3. प्रतिभू (स्त्री? री) 1. सहेली 2. पत्नी, सखी, 
= चरित (वि०) साथ रहने वाला, सेवा में उपस्थित 
रहने वाला, साथ देने वाला, चारः 1. साथ रहना 
2. सहमति, सांमनस्य 3. (तर्के० में) हेतु के साथ 
साध्य का अनिवार्यंतः साथ रहना--चारिन्‌ दे० 
सहचर',--ज (वि०) 1. अन्तजंन्मा, स्वाभाविक 
अन्तर्जात 2. आनुवंशिक (जः) 1. सगा भाई 2. नेस- 
गिक स्थिति या वृत्ति, “अरिः नेसगिक शत्रु, “मित्रम्‌ 
नेसगिक दोस्त, जात (वि०) प्राकृतिक - दे० 'सहज', 
दार (वि०) 1. सपत्नीक 2. विवाहित,-- देवः 
पाँडर्वो का कनिष्ठ भ्राता, नकुल का जुड़वाँ भाई जो 
अश्विनीकुमारों की कृपा से माद्री के पेट से उत्पन्न 
हुआ, यह मानव-सोन्दयं का एक आदर्श माना जाता 
है, धर्मः समान कर्तव्य, 'चारिन्‌(पुं०)पति, चारिणी 
1. घर्मपत्नी, वेध पत्नी 2. सहकर्मी, पांशुक्रीडिन्‌ 
पांशुकिल (पुं०) सखा, बचपन का मित्र, लंगो- 
टिया यार,-- भाविन्‌ (पुं०) मित्र, हिमायती, अनुयायी 
--भू (वि०) नैसगिक, सहजात--रत्नश १।२, 
भोजनम्‌ मित्रों के साथ वेठ कर भोजन करना, 
--मरणम्‌ दे सहगमन, युध्वन्‌ संगी साथी ( 
में साथ देने वाला) ,--वर्सातः, वासः मिलकर रहना 
~-सहवसतिमूपेत्य यः प्रियायाः कृत इव मुग्धविलो- 
कितोपदेश:--श० २।३। 

सहता, - त्वम्‌ [ सह --तल्‌ +-टाप्‌, 
साहचर्य । 

सहन (वि०) [सह +-ल्युट्‌] सहन करने वाला, झेलने वाला 
-नम्‌ 1. सहन करना, झेलना 2, सहिष्णृता,सहनशीलता। 

सहस्‌ (पुं०) [सह -असि] 1. मंगसिर का महीना शि० 
६।४७, १६।४७ 2. जाडे की ऋतु नपुं० 1. शक्ति, 
ताकत, सामथ्यं 2. बल, हिसा 3. बिजय, जीत 
4. कान्ति, चमक । 

सहसा | सह्‌ +सो+-डा ] 1. बलपूर्वक, जबरदस्ती 
2. उतावली के साथ, अंघाधुंघ, बिना विचारे सहसा 
विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌-कि० 
२।३० 2. अकस्मात्‌, अचानक मातंग -नक्रेः सह- 
सोत्पतद्धिः--रधु० १३1११ । 

सहसानः [सह्‌ + असानच्‌] 1. मोर 2. यज्ञ, आहुति । 

सहस्यः [सहसे बलाय हितः सहस्‌+यत्‌] पौष मास, 
~ सहस्यरात्रीरुदवासतत्परा--कु० ५1२६ । 


त्व वा ] मिलाप, 


| सहायवत्‌ ( वि० ) 


सहस्रम्‌ [समानं हसति--हस्‌--र] हजार । सम०- अंशु, 
अर्चि:, -- कर,- किरण,- दीधिति, धासन्‌,-पाद 

~ मरीचि,रङ्मि (पु) सूय-श० ७।४, रघु० १३४४, 
मुद्रा० ६।१७,- अक्ष (वि०) 1. हजार आँखों वाला 
2. जागरूक, सजग (क्षः) 1. इन्द्र का विशेषण 
पुरुष का विशेषण : न्रट्रक्‌० १०।९० 3. विष्णु का 
विशेषण,--काण्डा सफेद दूब,- कृत्वस्‌ (अव्य०) 
हजार बार, - द (वि०) उदार, धारः विष्णु का 
चक्र, पत्रम्‌ कमल --रघु० ७।११,- बाहुः 1. राजा 
कार्तवीर्यं का विशेषण 2. बाण राक्षस का विशेषण 
3. शिव का (कुछ के अनुसार विष्णु का) विशेषण, 
—भुजः,---मूर्धन्‌,- -मौलि (पुं०) विष्णु का विशेषण 
रोमन्‌ (नपुं०) कंबल,---वीर्या हींग-.. शिखर 
विन्ध्य पर्वत का विशेषण । 

सहस्रधा (अन्य०) [सह्र+-घाच्‌] हजार भागों में, हजार 
प्रकार से--दीर्य कि न सहस्रधाहमथवा रामेण कि 
दुष्करम्‌ --उत्तर० ६1४० । 

सहस्नशस्‌ (अव्य०) [सहस्र शस्‌] हजार-हजार करके । 

सहस्रिन्‌ (वि) [सहस्र+-इनि] 1. हजार से युक्त, हजारी, 
सहस्री लक्षमीहते-पंच० ५।८२ 2. हज़ारों से युक्त 
3. हजार तक (जुरमाना आदि)-मनु० ८1३७६, पुं० 
1. हजार मनुष्यों की टोली 2. हज़ार सेनिकों को 
सेनापति । 

सहस्वत्‌ (वि०) [सहस्‌ मतुप्‌] समर्थ, शक्तिशाली । 

सहा [सह+-अच्‌--टाप्‌] 1 पृथ्वी 2. घीकुंवार का पौधा. 
केतकी का फूल । 

सहायः [सह एति-सह+इ+-अच्‌] 1. मित्र, साथी-सहाय- 
साध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः-कि० १४।४४, कु० 
३।२१ 2. अनुयायी, अनुगामी 3. “संघि' द्वारा बनाया 
गया मित्र 4. सहायक, अभिभावक. 5. चक्रवाक 
6. एक प्रकार का गन्धद्रव्य 7. शिव का नाम । 


सहायता,-त्वम्‌ [सहाय +-तल्‌ +-टाप्‌, त्व वा] 1. साथियों 
का समूह 2. साथ, मिलाप, मेंत्री 3. सहायता, मदद 
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावयो 
कु० ४।२५, रघु० ९।१९। 

| सहाय +मतुप्‌ ] 1. मित्रों से 
युक्त 2. मित्रता में आबद्ध, सहायवान्‌, सहायता 
प्राप्त । 

सहारः [सह +ऋ-+ अच्‌] 1. आम का पेड़ 2. विशव का 
नाश, प्रलय । 

सहित (वि०) [सह _+-इतच्‌, सह_नक्त, हितेन सह वा 
स-|-धा--क्त| सहगत या सेवित, साथ-साथ, संयुक्त, 
से य॒क्त-पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रा यद- 
स्त्रतेजसा रघु० ८४, तम्‌ (अव्य०) साथ-साथ 
के साथ । 


( १०९२ ) 


सहित्‌ | 
हणण । 

सहिषण्‌ (वि) ¦ सद +-डष्णुच्‌| 1. सहन करन क योग्य 
मळून मे समर्थ -रव्रिकिरणसहिष्णु:क्लेशलेश रभिन्नम्‌ 

२1४ क्षमाशीळ, तितिक्षू, सहनशील 

युकरस्तस्वत्स हाणुना रिपुरुन्मूलयितु 
किए २।५२ ! 

सहिष्णुता, -स्वम्‌ , सहिष्णु “तल त टाप्‌ 
करने का शक्ति, सहारा देने की 
गळला, तितिक्षा । 

महुरिः - उरिन्‌ | सूर्य, स्त्री पृथ्वी । 

सहूदय । 30) [सह हूदयेन-ब० स?) :. अच्छे हृदय 
वाळा, कृपाळू, करुगालील 2. तिप्काट, यः 
1. विद्वान पुरुष >. (गुणों की) सराहना करने वाडा, 
रसिक, विवकशोल इत्यूपदेश कवेः सह्ृदसस्य च 
करोति काठ्य० १ परिष्कुर्वश्यन्य सदह्ृदग्रबुरीणा 
कतिपये --रस0 । 

सहुल्लेख (वि) | हदयस्य 
हुल्लेखेन-व० स०] प्रप्टव्य 
आहार । 

सहेल (वि०) [सह हेलेन -ब० स०] क्रीडाशील, केलि- 
परक, विनोदप्रिय । 

सहोढः [सह ऊड्देन-ब्र० स०] चुराये गये सामान के 
पकडा गया चोर । 

सहोर (वि) [सह ¦ 
महात्मा । 

सहाय (वि०) सह यत्‌] 1. वहन करने के योग्य, सहारा 
दिये जाने के योग्य, सहन करने योग्य अपि सद्या ते 
शिरोवेदना - - मुद्रा ५, मालत्रि० ३।४ 2. सहन किये 
जाने योग्य, झेले जाने योग्य कथं तूण्णीं सत्यो 
निरवविरिदानी तु बिरह:--उत्तर> ३1४४ 3. सहन 
करने योग्य $ सहन करने में समर्थ. सहन करते 
के योग्य 5. समर्थ, शक्तिशाली. - ह्यः भारत की 
सात प्रधान पर्वंतथेणियो में एक, समुद्र से कुछ दूरी 
पर गडिचमी घाट का कुछ भाग, सह्याद्रिश्रेणी--रामा 
स्त्रोत्सारितो्यासीत्सद्यळग्न इवार्णवः राघु? ४1 
५२, कि० १८५५. ह्यम्‌ 1. स्वास्थ्य, आरोग्यलाभ 
2. सहायता 3. यकक्‍तता,प साप्ति । 

सा [सो-+ड+-टाप्‌ | लक्ष्मी का नाम 2. 
का नाम । 

सांयात्रिकः | मंयात्रा- ठडा, ] समुद्-ब्यापारी, पोतवणिक्‌. 
समदी व्यापार करने वाळा पंच० १।३१६। 

साॉयगीन (वि०) | संयगे साधुः ख ] यूद्धसंत्रधी, 
कुशळ रु० ११३०, विक्रम० ५, नः भारी योड़ा. 
मे द्रकूटाल मनिक कु० 21५० 1 


त्व वा: : वहन 
शक्ति 2 क्षमा 


व्य 


लेख: कालप्यकरणमं, मह 
संदिग्ध, खम्‌ दूषित 


साथ 


ओर] अच्छा, श्रेप्ठ,--रः सन्त, 


पार्वती 


राए्‌- 


महानपि 


} [मट : तुच] सहन करते वाला सहनशील | सांराविणम्‌ | सम्‌ ०+-₹~- णिनि - सं राविन्‌ + अण्‌ ] ऊँची 


आवाज, भारो कोलाहल -- उत्तालाः कटपूतनाप्रमृतय 
सांराव्रिण कुर्वते --मा० ५।११, भट्टि० ७।४३। 


सांवत्सर (स्त्र? री), सांबत्सरिक (स्त्री०--की) 
(वि०) [संवत्सर ---अणू ठडा वा| वाषिक, सालाना, 

: ज्योतिषी, देवज । 
सांवादिक (वि०) (स्त्रीश की) [संवाद+ठज्य | 


(बालचाल में) प्रचलित 2. 

ताकिक, नैयायिक 

सांबलिक (वि०) (स्त्री०-की) | सवृत्ति +ठक्‌ | आमक, 
अलौकिक (घटना या तन्वविषयक) 

सांशयिक (वि०) (स्त्री? की) | संशव+ठ्क | 
1. सम्दिग्य 2. अनिश्चित, अस्थिरमति । 

सांसारिक (वि०) (स्त्री०--की) | संसार +ठक ] दुनि- 
यात्री, लौकिक-सांसारिकेयु च सुखेषु वयं रसज्ञाः 
"1 त्त 529२4 हु 

सांसिद्धिक (वि०) | ससिद्धि+ठछआा ] 
विद्यमान, सहज, अन्तहित 2. | 
स्फुरत 3. स्वयंभूत ४, अतिप्राकृतिक साधनों से प्रभा- 
द्रि । समर द्रवः स्वाभाविक तरलता (विप० 
नैमित्तिक जनित) केवल जलसबंधी । 

सांस्थानिकः | संस्थान+ठक्‌ | समानदेशीय, एक ही देश 
के निवासी । 

सांराविणम्‌ | सम्‌+ स्रु + णिनि--अण्‌ | सामान्य प्रवाह 
या सरिता । 

सांहूननिक (वि०) (स्त्री, -को) 
शारीरिक, काय़िक । 

साकम्‌ (अव्य०) [सह अक्ति -अक्‌ +-अमु, सादेशः] 
1. के साथ, साथ मिलकर (करण० के साथ) --यान्ती 
गरुजनै: साक स्मयमाना नतांवुजा भामि० २।१३२, 
१४४१ 2 उसी समय, युगपत, एक ही समय । 

साकल्यम्‌ ¦ सकल या | समष्टि, सम्पूर्णता, किसी 
वस्तु का संपूर्ण ग्रा समस्त भाग यावत्साकल्ये-त'० 
३1१९, (साकल्येन) पूर्णतः, पूरी तरह से, पूर्ण रूप 
मे मनु? १२1२५ । 


विवादग्रस्त,--कः 


) प्राकृतिक, स्वतः 
स्वभावतः: प्रवत्त, स्वतः 


[ संहनत-+-ठक्‌ ! 


से 
साकूत (त्रिः) [सह आकूतेन ब० स०| 1. सभिप्राय, 
र्थक. अर्थवाला साकूतस्मितम्‌ - गोत० २, साकूतं 
वचनम्‌ आदि 2. सप्रयोजन 3. श्यृगार प्रिय, स्वेच्छा 
चारी, (अव्य०) 1. अर्थतः, सार्थकतापूवक 
जैसा कि 'साकूत मां निर्वण्यं' में 2. सानुराग 3. भावु- 
कता के साथ, मार्भिकतापूवँक । 
साकेतम्‌ [सह आकेतेन ब० स०] अयोध्या कगरी का 
नाम मक्केतनार्योऽञ्जलिभिः प्रणेमुः रघु० १४।१३, 
१३! १८।३५, अरुणद्यवनः साकेतम्‌ महा०, 
ताः (पुं, ब० व०) अयोध्या निवासी । 


( १०९३ ) 


साकेतकः [साकेत {-कन] अयोध्या का निवासी । 
साक्तुकम्‌ !सक्तूना समाहार 


सक्तु : ठव | भूने हुए ; 


साड्काइय्रम्‌, इया जनक के भ्राता कुझध्वज की राजधानी 
का नाम 
साडूतिक (वि०) (स्त्रो की) {सकैत ; ठक्‌] 1 प्रती 


अन्न या सत्तू का ढेर, कः जो। 

साक्षात्‌ (अव्य०) |सह--अक्ष्‌ --आति| 1 के सामने, 
आंखों के सामने. दुष्य रूप से. हबहु, स्पष्टै रूप से 
2. व्यक्तिशः, वस्तुतः, मूर्तरूप में साक्षात्त्रियामुप- | 
गतामपहाय पूर्वम्‌ श० ६॥१६, १।६ `. प्रत्यक्ष. | 
(समास में प्राय: 'शरीरी - साक्षाद्यमः, या खुला 
सीधा - तत्साक्षातत्रतिपेधः कोपाय मार १।११ 


(साक्षात्कृ 'अपनौ आँखों से देखना. स्वयं जान लेना) । 
सम०- करणम्‌ 1. दृष्टिगोचर करना 2 इन्द्रियग्राह 
बनाना 3. अन्तज्ञनिमूलक प्रत्यक्षज्ञान, कारः प्रत्यक्ष- 
ज्ञान, समझ, जानकारी । 

साक्षिन्‌ (वि०) (स्त्री, णी) [सह अलि अस्य, साक्षाद्‌ 
द्रष्टा साक्षी वा सह +-अक्ष-1- इनि; 1. देखने बाला, 
अवलोकन करने वाळा. संवूत देने वाळा, पु गवाह 
अवेक्षक, चश्मदीद गवाह, आंखों देखी बात बताने 
वाला, फलं तप: साक्षिषु दृष्टमप्वपि कु० ५१६० । 

साक्ष्यम्‌ {साक्षिन्‌ गवाही. शहादत तमव 
चाघाय विवाहसाक्ष्य ७1२० 2. अनिप्रमाण. 
सत्यापन । 

साक्षेप (वि०) [सह आश्नेपेण व० स०] जिसमें आक्षेप 

या व्यग्य भरा हो, दुवचनयुक्त । 

सालय (वि०) (म्त्रीऽ [सिखि--ढञ | 1. मित्र- 
सबन्धी 2. मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण । 

सारयम्‌ [ सखि-+प्यव्य_) मित्रता, सौहार्द । 

सागरः ¦ सगरेण निवृत्त - अण्‌| 1. समुद्र, उदधि सागर 

सागरोपमः (आल० मे भी) दयासागर, विद्यासागर 
आदि, तु० सगर 2 चार या सात की संख्या 3. एक 
प्रकार का हरिण । सम० अनुकूल (वि०) समुद्र 
के किनारे स्थित, अन्त (वि०) समुद्र की सीमा से 
यकत, जिसके सब ओर समुद्र छाया हू, अम्बरा, 


प्यका ! 1 


रघ२ 
र 


नेमिः मेखला पृथ्वी, आलय: वरुण का नाम 
--उत्थम्‌ समुद्रीनमक,--- गा गंगा, ` गामिनी नदी । 
साग्नि (वि०) [सह अग्निना ब० स०] 1. अग्नि सहित 


2. यज्ञाग्नि रखने वाला । 
साग्निक (व्रि3) [सह अग्निना ब०स० कप | 1. यज्ञाग्नि 
रखने वाळा 2. अग्नि से संवद्ध, कः यज्ञाग्नि रखने 
बाला गृहस्थ १ 
साग्र (वि०) (सह अग्रेण ब० स०] 1. समस्त 2. अति- 
[रक्त समत, अपेक्षाकृत अधिक रखने वाला । 
साडूर्यम्‌ स दूर : "वझ | मिश्रण सम्मिश्रण. गडडमड्ड 
किया हुआ या मलाया हुआ घोल । 
साडूल (वि०) :म्त्रोञ लो) (सद्धल- 


प्य्‌] जोड़ या 
सकलन मे उत्पन्न । 


कात्मक, सकेतपरक 2. व्यवहा र-सिद्ध, रोत्यनुसार । 
साङक्षेपिक (त्रिश) (स्त्री>-को) [संक्षेप-; ठक्‌ सतिश 
सकुचित, छोटा किया हुआ ! 
साङरूय (वि०) सङ्ख्या - अण] 1 सस्या संबंधी 2. आकलन 
कर्ता, गणक 3. विवेचक >. विचा तार्किक, तर्फ 
कर्ता--त्वं गति: सर्वसाडख्यानां योगिना त्ये परायण 
महाञ - रूयः-- ख्यम्‌ छः हिन्दू दर्शनों में से एक 
जिसके प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं (इस शास्त्र 
का नाम साख्य दर्शन इस लिए पड़ा कि इसमे 
पच्चीस तत्त्व या सत्य सिद्धातों का वर्णन किया गया 
है, इस शास्त्र का मख्य उद्देश्य पच्चीस तत्व अर्थात्‌ 
पुरुष या आत्मा-को अन्य चौबीस नन्वाके शुद 
ज्ञान द्वारा तथा आत्मा की उनसे समुचित भिन्नता 
दर्शाक्रर, उसे सासारिक बंबनों से मुक्‍त कराना है । 
साख्य शास्त्र समस्त विश्व को निर्जीव प्रधान या 
प्रकृति का विकास मानता हैं, जब कि पुरुप (आमा) 
सर्वथा सिलिप्त एक निष्क्रिय दर्शक है । संरळेपणान्मक 
होने के कारण वेदान्त मे इसकी समानता, तथा 
विङ्लेपणपरक न्याय और वेशेषिक से भिन्नता कही 
जाती है ¦ परन्तु वेदान्त से भिन्तताक्री सत्र से वडी 
बात यह हे कि सांख्य आास्त्र दो (दैत) सिद्धान्ता 
का समर्थक है जिनको वेदान्त नहीं मानता! इसके 
अतिरिक्त सांख्यशास्त्र परमात्मा को विश्व के स्रष्टा 
और नियन्त्रक के रूप में नहीं मानता, जिनकी कि 
वेदान्त पुष्टि करता है), हूयः सांख्य शास्त्र का 
अनयायी भग० ३।५, ५।११। सम० प्रसादः, 
मख्य: शिव के विशेषण । 


। साङ्ग (वि) (सह अङ्कः ब० स०| 1 अंगों सहित 


१ 


2. प्रत्येक भाग से पूर्ण 3. सहायक अंगों से यक्‍त । 
साङ्गतिक (वि०) (स्त्री०-की) | सङ्गति ठक] समाज 


या संघ से सवध रखने वाला, . साहचयंशील, जः 
दर्शक, अतिथि, नवागंतुक । | 

; साद्भुमः ; सङ्गम | अणू, मिलाय, मिलन तु० संगम्‌ । 

| साइग्रासिक (विल) (स्त्री०-की) संग्राम ` ठडा | यद्ध 
संबंधी, योद्धा, जंगजू, सैनिक, सामरिकर-- उत्तर० 
५1१२. कः सेनाध्यक्ष, सेनापति । 


साचि (अव्य०) [सन्‌ इण्‌] टेढेपन से, तिरछेपन से, 
तिर्यक, वक्रगति से टेड-्टेहे,-साचि लोचनयगं नसयन्ती 
कि० ९।४४, १०५७. (साचीकू मोइना, एक ओर 
झुकाना, टेड़ा करना निनाय साचीकृतचारुवक्वः 


रत्रु० ६1१४, कु० ३ ८, साचीकसेत्याननम्‌ 
हलविल ४१४ । 


( १०९४ ) 


साचिव्यम्‌ [सचिव-+-ष्यञ्ञ्‌ | 1. मंत्रालय, मंत्रित्व 2. मंत्रि- 
मंडल, प्रशासन 3. मंत्री । 

साजात्यम्‌ [सजाति--घ्यडा | 1. जाति की समानता, वर्ग, 
श्रेणी या प्रकार की समानता 2. जाति का समुदाय, 
समजातीयता । 

साञ्जनः [सह अञ्जनेन ब० स०] छिपकली । 

साट्‌ (चुरा० उभ० माटयति-ते] बतलाना, प्रकट करना । 

साटोप (वि०) |सह आठोपेन--ब० स०] 1. घमंड 
में भरा या फूला हुआ, अहङ्कारी 2. गौरवशाली, 
शानदार 3. उभरा हुआ, बढ़ा हुआ (जसे पानी से) 

पंच० १,- पम्‌ घमंड के साथ, हेकड़ी के साथ 

अकड़ कर, इठला कर, रौब से । 


सात्‌ (अव्य०) तद्धित का एक प्रत्यय जो किसी शब्द के 
साथ इसलिए जोडा जाता हे कि शब्द से अभिहित 
वस्तु के साथ किसी वस्तु का पूर्ण परिवर्तन हो जाता 
हैं, या वह वस्तु पूर्ण रूप से तदधीन या उसके नियं- 
त्रण में हा जाती हं, . भस्मसात्‌ भू बिल्कुल राख बन 
जाना, अग्निसात्‌ कृत्वा मालवि० ५, भस्मसात्कृत- 
बतः पितृद्विपः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ --रघ्‌० 
११।८६, विभज्य मेरुनं यर्दाथसात्कृतः नै० १।१६. 
इसी प्रकार ब्राह्मणसात्‌, राजसात्‌ आदि०--शि० 
१४।३६ । 
सातत्यम्‌ [सतत --ष्यडा,] निरन्तरता, स्थायित्व । 
सातिः (स्त्री) [सन्‌ +-क्तिन्‌] 1. भेंट, उपहार, दान 
2. प्राप्त करना, हासिल करना 3. सहायता 4. विनाश 
5. अन्त, उपसंहार 6. तेज़ या तीब्र वेदना । 
सातीनः, सातीनकः [सतीन+-अणू, सातीन--कन्‌ | मटर! 
सात्विक (वि०) (स्त्री ०-की)|[ सत्त्व-]-ठडा ] 1. वास्त 
विक, आवश्यक 2. सत्य, असली, प्राकृतिक 
3. ईमानदार, निष्कपट, अच्छा 4. सद्गुणी, मिलनसार 
5. वलशाली 6. सत्त्वगुण से. युक्‍त 7. सत्त्वगुण से 
संबद्ध या उत्पन्न-यं च सात्त्विका भावाः-भग० ७।१० 
१४।१६ 8. आन्तरिक भावनाओं से उत्पन्न (जैसे 
प्रेम आदि से) आन्तरिक तद्भूरिसात्त्विकविकारम- 
पाम्तथे्यमाचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ मा० 
१।२६, कः (आन्तरिक) भावनाओं या संवेगों का 
वाह्य संकेत, काव्य में भावों का एक प्रकार (भाव 
आठ हैं: स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ 
घेपथु: । वेवण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः || 
-सा० द० ११६ 2. ब्राह्मण 3. ब्रह्मा । 
सात्यकिः | सत्यक + इञ्म्‌ | यदुवंशो योद्धा जो कृष्ण का 
सारथि था तथा जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों 
का पक्ष लिया । 
सात्यबतः, सात्यवतेयः { सत्यवती+-अण्‌, ढक्‌ वा ] व्यास 
मुनि का मातुपरक नाम । 


सात्वत्‌ (पु०) [ सातथति सुखयति-सात्‌ --क्विपू, सात्‌ 
परमेश्वरः, स उपास्यत्वेन अस्ति अस्य-सात्‌- मतुप्‌ 
मस्य वः | (कृष्ण आदि का) अनुयायी, उपासक । 

सात्वतः (पुं०) 1. विष्णु का नाम 2. बलराम का नाम 
3. जाति से बहिष्कृत वश्य का पुत्र, ताः (पुं०, ब० 

) एक जाति का नाम--शि० १६।१४ । 

सात्वती (स्त्री) 1. चार प्रकार की नाट्यशैलियों में से 
एक~ दे० सा० द० ४१६2. झिशपाल की माता 
का नाम-शि० २।११। 

सादः [ सद्‌ +-घञा ] 1. बेठना, बसना 2. क्ळान्ति, 
थकावट उदितोरुसादमतिवेपथूमत्‌ - शिश ९।७७ 
3. क्षीणता, दुबला-पतलापन, ,कृशता--शरीरसादा- 
दसमग्रभूषणा रघु० ३।२ 4. ध्वंस, क्षय, लोप, 
विनाश, विश्रांति-गतिविभ्रमसादनीरवा--रघ्‌ ० 
८।५६, नलोद० ३।२४ 5. पीडा, संताप 6. स्वच्छता, 
पवित्रता । 


सादनम्‌ [ सद्‌--णिच्‌--ल्युट्‌ ] 1. थकाना, क्लान्त करना 
2. नष्ट करना 3. थकावट, क्लान्ति 4. घर, निवास- 
स्थान । 

सादिः | सद्‌--इण्‌ ] 1. सारथि, रथवान्‌ 2. योद्धा । 

सादिन्‌ (वि०) [ सद्‌ू+णिच्‌ |-णिनि ] 1. बैठा हुआ 
2. थकाने वाला, नष्ट करने वाला,--पुं० 1. घुड़सवार 
2. हाथी पर सवार या रथ में बैठा हुआ । 

सादृश्यम्‌ [ सदुश--ष्यका, ] 1. समानता, मिलता-जुळता- 
पन, समरूपता सति पुनर्नामघेयसादृश्यानि - श० ७, 
तवाक्षिसादृश्यमिव प्रयुञ्जते--कु० ५1३५, ७1१६, 
रघु० १।४०, १५।६७ 2. प्रतिलिपि, आलोकचित्र, 
प्रतिमा --मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्थं लिखन्ती 

मेघ० ८४ | 

साद्यन्त (वि०) [ सह आद्यन्ताम्याम्‌ - ब० स० ] पूरा, 
समस्त । 

साद्यस्क (वि०) (स्त्री०-स्की) [ सद्यस्क--अण्‌ ] शीघ्र 
होने वाला, जिसमें विलंब न हो । 

साध्‌ 1 (स्वा० पर० साध्नोति) 1. पूरा करना, समाप्त 
करना, संपन्न करना 2. जीतना । 
11 (दिवा० पर० साध्यति) पूरा किया जाना, निष्पन्न 
किया जाना, प्रेर० 1. निष्पन्न करना, कार्यान्वित 
करना, घटित करना, सम्पन्न करना--अपि साघय 
साधयेप्सितं नै० २।६२, कु० २1३३, रघु० ५२५ 
2. पूरा करना, समाप्त करना, उपसंहार करना 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करना, पाना--रघु० 
१७।३८, मनु० ६।७५ 4. साबित करना, सिद्ध करना 
5. दमन करना, पराजित करना, जीतना (शत्रु आदि 

) वश में करना--न हि साम्ना न दानेन न भेदेन 

च पाण्डवाः, शक्याः साधयितुम्‌ -महा० 6. मार 


( १०९५ ) 


डालना, नष्ट करना - सुंग्रीवान्तकमासेदु: साधयिष्याम 
इत्यरिम्‌--भट्रि> ७1३१ 7. समझना, जानना 
8. चिकित्सा करना,स्वस्थ करना 9. जाना, अलग होना, 
अपने रास्ते लगना, साधयाम्यहमविध्नमस्तु तै-रघु ० 
११९१, श० १।७-प्रायेण ण्यन्तकः साधिर्गमेररथं प्रयु- 
ज्यते-सा० द० ३।४० 10. (ऋण की भांति) उगाहना 
11. पूर्ण कर देना, प्र-(प्रेर०) 1. आगे बढ़ना, 
उन्नति करना 2. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करना 4. पराभूत करना, 
दबाना 5. वस्त्र घारण करना, सजाना, सम्‌ , 
1. सफल होना (आ०) 2. निष्पन्न करना, पूरा करना 
+मनु० २।१०० 3. सुरक्षित करना, प्राप्त करना 
4. बस जाना 5. पुनः प्राप्त करना मनु० ८।५० 
6. तय किया जाना या चुकता किया जाना--मनु० 
८।२१३ 7. नष्ट करना, मार डालना 8. बुझाना । 

साधक (वि०) (स्त्रो०--धका_-घिका) [साघ्‌-{-ण्वुळ्‌, 
सिघ्‌ -- णिच्‌ + ण्वुल साघादेशः वा] 1. संपन्न करने 
वाला, पूरा करने वाला, क्रार्यान्वित करने वाला, पूर्ण 
करने वाला 2. दक्ष, प्रभावशाली--कु« ३1१२ 
3. कुशल, निपुण 4. जादू से कार्य में परिणत करने 
वाला, ऐन्द्रजालिक 5. सहायक, मददगार । 

साधन (वि०) (स्त्री०-नी) [सिध्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌, साधा- 
देशः] निष्पन्न करने वाला, कार्यान्वित करने वाला, 
नम्‌ 1. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, अनुष्ठान 
करना -- जैसा कि “स्वार्थसाधनम्‌” में 2. पूरा करना, 
सम्पन्नता किसी पदार्थ की पूर्ण अवाप्ति प्रजाथं- 
साधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्मृको रघु० ४।१६ 
3. उपाय, तरकीब, किसी कार्य को सम्पन्न करने की 
तदबीर--शरीरमाद्यं खलु घर्मसाघनम्‌,-कु० ५।३३, 
५२, रघु० १।९, ३।१२, ४।३६, ६२ 4. उपकरण, 
अभिकर्ता, - कुठारः छिदिक्रियासाघनम्‌ 5. निमित्त 
कारण, स्रोत, सामान्य हेतु 6. करण कारक 7. उप- 
करण, औजार 8. यन्त्र, सामग्री 9. मूल पदार्थ, संघ- 
टक तत्त्व 10 सेना या उसका अंग--मनु० ५।१० 
11. सहायता, मदद, सहारा 12. प्रमाण, सिद्ध करना, 
प्रदर्शन करना 13. अनुमान की प्रकिया में हेतु, कारण, 
जो हमें किसी परिणाम पर पहुँचाये--साध्ये निश्चित- 
मन्वयेन घटितं विश्रत्‌ सपक्षे स्थिति, व्यावृत्तं च विपक्षतो 
भवति यत्तत्साधनं सिद्धये मुद्रा ५११० 14. दमन 
करना, जीत देना 15. जादूमंत्र से वश में करना 
16. जादू या मंत्र से किसी कार्य को निष्पन्न करना 
17. स्वस्थ करना, चिकित्सा करना 18. वघ करना, 
विनाश करना - फलं च तस्य प्रतिसाघनम्‌-कि० १४। 
१७ 19. संराधन, प्रसादन, तुष्टीकरण 20, बाहर 
जाना, कूच करना, प्रस्थान 21. अनुगमन, पीछे चलना 


| 


22. साधना, तपस्या 23 मोक्ष प्राप्त करना 24. औषधि 
निर्माण, भेषज, जड़ी-बूटी 25. (विधि में) ऋण आदि 
की प्राप्ति के लिए आदेश, जुर्माना करना 26. शरीर 
का कोई अवयव 27 शिइन, लिग 28. औड़ी, ऐन 
29. दौळत 30 मंत्री 31 लाभ, फ़ायदा 32. शव की 
दाह क्रिया 33. मृतकसंस्कार 34 धातुओं का मारण 
या जारण। सम०--क्रिया समापिका क्रिया,--पत्रम्‌ 
लिखित प्रमाण । 

साधनता,-त्वम्‌ [साधन --तल्‌ +-ठापू, त्व वा] उपायवत्ता, 
उद्देश्यपूति का जरिया होना--प्रतिकूलतामुपयते हि 
विघौ विफलत्वमेति बहुसाधनता--शि० ९।६ । 

साधना [सिघ्‌+णिच्‌+-युच्‌+- टाप्‌, साघादेशः] 1. निष्प 
न्ता, पूरा करना, पूर्ति 2. पूजा, अर्चा 3. संराधन, 
प्रसादन । 


' साधन्तः [साध्‌--झच्‌, अन्तादेशः] भिक्षुक, भिखारी । 


साधर्म्यम्‌ [सधं +-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. समानता, कतंव्य की एकता, 
समानधर्मता --पञ्चमं लोकपालानम्मूचुः साधम्यंयोगतः 
रघु० १७।७८ 2. प्रकृति की समानता, समान 
चरित्र, समता, गुणों की समानता साधर्म्यमुपमा भेदे 
-- काव्य» १०, भग० १४।२, भाषा ० १२। 
साधारण (वि०) (स्त्री०-णा,-णो) [सह घारणया-ब० 
स० सघारण+- अण्‌] 1. (दो या दो से अधिक अंकों में) 
समान, संयुक्त,-साघारणोऽयं प्रणयः-श०३, साघा- 
रणो भूषणभूष्यभावः-कु० १।४३,रघु० १६।५, विक्रम० 
२।१६ 2. मामूली, सामान्य साधारणी न खलु बाघा 
भवस्य-अश्व० १०, 3. सार्वजनिक, विश्वव्यापी 4. मि- 
श्रित, मिला-जुला समान - उत्कण्ठासाधारणं परितोष- 
मनुभवामि-श० ४, वीज्यते सः हि संसुप्तः शवाससाधा- 
रणानिले: --कु० २।४२ 5. तुल्य, सदृश, समान 
6. (तर्क० में) एक से अधिक निदर्शनों से, संबद्ध, 
हेत्वाभास के तीन प्रभागों में से एक, अनेकान्तिक, 
णम्‌ 1. सामान्य या सार्वजनिक नियम, सार्वजनिक 
विधि या नियम 2. जातिगत या निविशेष गुण। 
सम० धनम्‌ संयुक्त संपत्ति, --स्त्री सामान्य स्त्री, 
वेश्या, रंडी । 


साधारणता, स्वम्‌ [ साघारण-¬-तल्‌+-टाप्‌, त्व वा | 
1. सामुदायिकता, विश्वव्यापकता 2. संयुक्त हित । 

साधारण्यम्‌ [ साधारण+-ष्यञञ्‌ ] समानता--दे० साधा- 
रणता । 

साधिका [ सिघ्‌-णिच्‌-+-ण्वृल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌, साधा- 
देशः | 1. कुशल या निपुण स्त्री 2. गहरी नींद । 

साधित (भू क० कृ०) [ साध्‌¬-क्त ] 1. निष्पन्न, 
कार्यान्वित, अवाप्त 2. पूरा किया हुआ, समाप्त 
3. सिद्ध, प्रदशित 4. प्राप्त, उपलब्ध 5. उन्मुक्त 
6. वश में किया हुआ, दमन किया हुआ 7. पूरा किया 


( १०९६ ) 


हुआ. पुनः प्राप्त 8 
जुर्माना) दिया हुआ । 
+घिमन्‌ (पु०) | साधु :-इमनिच्‌ | भद्रता, श्रेष्ठता, 


उत्तमता । 
साधिष्ठ (वि०) [ साधु या बाइ की उत्तमावस्था अति- 
शयेन साधुः-- इष्ठन्‌ ] 1. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उचिततम 


2. अत्यंत मज़बूत, कठोर या दृढ़ । 

साधीयस्‌ (वि०) [ माघु--ईयसुन्‌, उकारलोपः, साधु या 
बाढ़ की मध्यमावस्था | 1. अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ठ 

भामि० ११८८ 2. कठोरतर, अपेक्षाकृत मज़बूत । 

साधु (वि०) (स्त्रो० -धु, ध्वो) | साघ्‌+-उन, मध्य ० 
अ० साधीयस्‌, उत्तर अ० सात्रिष्ठ | 1. उत्तम, श्रेष्ठ, 
पूर्ण यद्यत्साध्‌ न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा 
६1१३ आपरितोपाद्विदुपां न साथ मन्ये प्रयोगविज्ञा- 
नम्‌ १२ 2. योग्य. उचित, सही जेसा कि 'साथु- 
वृक्ष, सावुसमाचार' में >. गुणी, पुण्यात्मा, सम्मान- 
तीय, पवित्रात्मा (क) कृपाल, दयाल रघ 
२1२८, पंच० १।२४७ (ख) शिष्टाचारी (अधि० के 
साथ) मातरि साधुः - सिद्धा० |. शुद्ध, पवित्र, गौरव 
युक्त या श्रण्य (जसे कि भागा) 6. सुखकर, रुचिकर, 


सुहाना अर्हसि क्षन्तुमसाघु साबु वा-कि० १।४ 
7. भद्र, कुलीन, सक्ुलोद्धव, -घुः 1. भद्रपुरुष, 
पुण्यात्मा --रघूळ १३।५५, २।६२, मेघ० ८० 


2. पि, मुनि, संत -साघो: प्रकोपितस्यापि मनो 
नायाति तिकियाम्‌ ' सुभा० 3. सौदागर कि० :। 
७३ 4 जैदसाघु 5. सूदखोर, महाजन (अव्य० 
1, अच्छा, वहत अच्छा, शायास, बढ़िया सात 
गीतम्‌ श० १, साध रे पिगलवानर सांध - मालवि० 


४ 2. काफी, वस । सम० --धी (वि०) अच्छे 
स्वभाव का, बादः 'शावास' की ध्वनि, धन्य की 
वनि --घि० १८।५५,--बृत्त (वि०) 1. अच्छे 


चालचलन का, खरा, सदगुणी-प्रायेण साधुवत्तानाम- 
स्थायिच्यो विपत्तय: - भर्ते ० 
अर्यं भी अभिप्रेत है) 2. खूब गोल-गोल किया हुआ 
तत.) सद्गुणी (सद्गुणी (त्तम्‌) अच्छा आचरण, 
सदगुण, पावनत।, 
'सावु वृत्ति । 
साधृतम्‌ { सह आधृतेन ब० स० ] 1. हाट, दुकान 
2. छतरी 3. मारो का झंड । 
ग्राध्य (वि०) : साध्‌ :णिव्‌--यत्‌ | 1. कार्यान्वित 
होने योग्य, निष्पन्न होने योग्य, किया जाने योग्य 
साध्ये सिद्धिविधीयताम हि० २१५ 2 जो हो 
सके. जो किया जा सके, प्राप्य 3. सिद्ध किये जाने 
योग्य, प्र 
प्रति का कथा --रघु० १०२८ 4. स्थापित करने 


दण्डित 9. दापित 10. (दंड या | 


श० | 


२1८५, (यहाँ दूसरा | 


शंनीय आप्तवागनुमानाम्यां साध्यं त्वां | 


मचाई, ईमानदारी, इसी प्रकार | 


जाने योग्य 5. अनुमेय, उपसंहाय, 
“अनुमान तदुक्ते यत्साव्यसावनयोर्वचः-काव्य० १०, 
जीते जाने के योग्य, वश्य, जेव -कु० ३।१५ 
7. जिसकी चिकित्सा हो सके 8. वध किये जाने योग्य, 
त्रिनष्ट किये जाने योग्य, ध्यः दिव्य प्राणियों 
का एक विशेष वर्ग - तु० मनु० १।२२, ३।१९५्‌ 
2. देवता 3. एक मन्त्र का नाम, ध्यम्‌ 1. निप्पन्नता, 
पुर्णता £. वह बात जो अभी सिद्ध की जाता हैं, 
प्रमाणित की जाने वाली वस्तु 3. (तर्क० में) प्रस्ताव 
का विधेय, जनमानप्रक्रिया की बड़ी बात --साध्ये 
निडिचित मन्येन घटित्तम्‌ `` ` `` , यत्साध्यं स्वयमेव 
तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्धं च यत्‌- मुद्रा ५१० 

अभावः मुख्य शर्त या वधन की कमी,-सिद्धिः 
(स्त्री ०) 1. निष्पन्नता 2. उपसंहार । 


साध्यता | साध्य :-तळू : टाप | 1. सभावना, शकयता 
2. (रोग का) अच्छा किये जाने को स्थिति में होना। 
सम०--अवच्छेदकम्‌ जिस रूप से किमी के गूणों का 
पता लगे, लक्षण की जानकारी हो, या मुख्य शर्त का : 
पता चले । 

साध्वसम्‌ | साधु + अम्‌ + अच्‌ | 1. 
त्रास,--कुसुमस्तयसाथ्वसात्‌--कु० 
2. जाड्य 3. विक्षोभ, अस्वव्प्रस्तता । 

साध्वी | साधु £ ङोप्‌ | 1. सती स्त्री 2. पतिव्रता स्त्री 
3. एक प्रकार की जइ । 


योग्य, पूरा किये 


इर, आतंक, भय, 
२।३५, ३।५१ 


सानन्द (वि०) | सह आनन्देन व०स० | प्रसन्न, खुश । 
सानसिः [ सन्‌ - इण्‌, असूक्‌ ! सोना, सुवर्ण । 
सानिका, सानेयिका, सानेयी | सनू-- $ ण्वुल +- टापू 


इत्वम्‌; सानेयी : कन्‌+-टाप्‌, ह्वस्वः; सानेय +डीप | 
पीपनी, बाँसुरी । 

सानु (पऽ. नपुं०) | सन्‌ : अ ण्‌ | 1. चोटी, शिखर 
शैल-शिला -सानूनि गन्धः सुरभीकरोति कु० १।९, ` 
मेघ० २, कु० १।६, कि० ५।३६ 2. पहाड की चोटी 
पर समतल भूमि, पठार 3. अंखुवा, अंकुर 4. वन 
जंगल 5. सडक 6. सतह, बिन्दु, किनारा 7. चट्टान 
8. हवा का झोका 5. विद्वान्‌ पुरुष 10. सूय । 

सानुमत्‌ (पु०) | सानु + मतुप्‌ | पहाड़,--ती एक अप्सरा 
का नाम श०६। 

सानुक्रोश (वि०) | अनुक्रोशेन सह--व्र स० ] दयालु, 
करुणाकर । 

सानुनय (वि०) | सह अनुनयेन ब० स० ] सभ्य, 
शिष्ट । 

सानुबन्ध (वि०) | सह अनुवन्धेन--ब ० स० ] क्रमबद्ध, 
अविच्छिन्न । 

सानुराग (वि०) [ सह अनुरागेण--ब० स० ] आसक्त, 
अनुरक्त, प्रेम में मुग्ध । 


( 


सान्तपनम्‌ | सम्‌ + तप्‌ +त्यूट | अणू | एक कठार व्रत | 
-त्‌० मन १1५2१० | h 
सान्तर (वि०) [ सह अन्तरेण ब्र-स० | 1. अंतर या ; 
अवकानयक्‍्त 2 आना । १ 
सान्तानिक (विर) (स्त्रोौ>--की) [ सस्तान-+ठक | 
1. फेळने बाला, विस्तारयकत (जसे कि वृक्ष) 
2. संतानसंवंधी उ. सन्तान नामक वृक्षसबधो 
वह ब्राह्मण जो संतान की इच्छा से विवाह करना 


= 
त्र 


चाहता हे 
सान्त्व्‌ (चुरा उभ सान्त्वयति ते) शान्त करना. खुश 
करना, सुळ करना. ढाइस बचाना, आराम पहुँचाना 
भट्टिऽ ३।२३ | 


सान्त्बः, सांत्वनम्‌.-ना [सान्त्व्‌ : घञ्न; ल्युट्‌ वा] 1. खुश 
करना, शान्त करना, डाढस बँधाना 2. सुलह करना, 
मृदु या हलका उपाय 3. कृपापूर्ण या डाढस बँधाने 
बाले शब्द 4. मदुत 5 अभिवादन एवं कुणलक्षम 
सान्दीपनिः [ मन्दौपन = इञ्ञ्‌ ] एक ऋषि का नाम 
(विष्णपुराण के अनसार वहे कृष्ण और बलराम के 
आचाय थे। गरुदश्चिणा में उन्होंने अपन पुत्र को 
जिसे पचजन नामक राक्षस उठा कर पानी म भूस 
गया था, वापिस माँगा । श्रीकृष्ण ने पानी में गोता 
लगाया । वटा उस राक्षस को मार डाला, और 
गरु के पत्र को लाकर उनके सुपुर्द कर दिया) : 
सान्दुष्टिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सः्ष्टि उक | 
देखत हो देखते हाने बाला, तात्कालिक, = कम्‌ ताः+॥- | 
लिक परिणाम । 
सान्द्र (वि०) [सद्‌ अन्द्रेण--ब० स०] 1. पासपास, सटाहुआ, | 
अनन्नराळ 2. मोटा, घन, ठोस, गाढ़ा दुर्वगेभि- | 
निरिह सान्द्र सुधासवर्णा -शि० ४।२८, ६४, ९।१५ 
रघु ७४१, ऋतु ११२० 7, गुच्छा बना हुआ 
संगृहीत 2. हृष्टपुष्ट. मजबूत, हट्टाकड्टा 5. अत्यधिक 
बिपुल, प्रचुर क्षुभितहूदयप्रस्रवेणेव सिक्त 
नर० ६1२२ 6. उग्र, प्रखर, प्रचण्ड-ध्याप्तान्तरा 
सान्द्रकुतूहलानाम्‌ -रघु० ७1११, शि० ९1३ 
7. चिकना, तैळाक्त. चिपचिपा 8. स्तिग्ध, 
सौम्य 9. सुखकर, हचिकर,-द्र: राशि, ढे 
सान्धिक: :सन्या सुराच्यावन शिल्प वेत्ति-ठक्‌| कलाल, 
शराव खींचने वाला । 
सान्धिविग्रहिकः |सन्थिविग्रड --ठक | विदेश मंत्री (राज्य? 
सचित्र) (जो संधि और विग्रह का निर्णय करे) । | 
सान्ध्य (वि०) (स्त्री०-ध्यी [सन्व्या-अण्‌ | सायंक्रालोन, | 


सांझ-सब्रंचो सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजवापुष्परक्तं दधानः 
मघ० ३६. कि० ५८, रघु० ११६०, शि० 
९१५1 


साझ्नहनिक .( वि० ) 
१२८ 


( स्त्री०- की ) [सन्नहन त ठक | । 


१०९७ ) 


1. कवचधारी 2. शस्त्र उठाने के लिए कहने वाला 
यद्ध के लिए तैयार होने को प्रोत्साहन देने वाला 
-थि० १५1७२, +-कः क्रवचभारा । 

सान्नाय्यः [सम्‌ - नी :-ण्यतू, नि०] घीयुक्त कोई पदार्थ 
जो आहुति के रूप में अग्नि में डाला जाय---शि० 
११।४१ । 

सान्निध्यम्‌ [सन्निधि ` प्या | 1. पड़ोस, सामीप्य वदना- 
मळन्दरमाञ्निध्यतः मा० ३५ 2. उपस्थिति, हाजरी 
-रघु० ४1६. ७1३, कु० ७।३३ । 

सान्निपातिक ( वि० ) (स्त्री०-को) [सन्निपात--ठक] 
1. विविध 2. जटिल 3. कफ, पित्त, वायु तीनों ही 
दोष जिसके विकृत हो गये हौं -कु० २।४८, पंच० 
१।१२७। 

सान्न्यासिक [संन्यासः प्रयोजनमस्य--ठक्‌ | 1. अपने घामिक 
जीवन के चौथे आश्रम में विद्यमान ब्राह्मण देखो 
सन्न्यासिन्‌ 2. साधु । 

सान्वय (वि०} [सह अन्वयेन ब० स०] आनुवंशिक । 


सापत्न (वि०) (स्त्री०-त्नी) [सपत्नी --अण्‌ ] सौतेली 
पत्नी से उत्पन्न, त्नाः (पु० ब० व०) एक ही पति 
से भिन्न भिन्न पत्नियों के बच्चे । 

सापत्न्यम्‌ ! मनो --प्यझा | 1. सौतेली पत्नी की दशा 
2. प्रतिद्रन्द्विता, महत्वाकांक्षा, झत्रता,-लूयः 1. सौतेली 
पत्नी का पुत्र 2. छात्र । 

सापराध (वरि) [सह अपराधेन. . ब० स०] अपराधी: 
जुर्म करने वाला, मुजरिम । 


| सापिण्ड्यस्‌ [सपिण्ड-+-प्यछा] समान पितरों को पिंडदान 


के गंवंथ, बघता, ग्क्‍तेसम्बन्ध । 
सापेक्ष (वि०) [सह अपेक्षया--ब० स०] लिहाज करने 
वाला, निर्भर । 


साप्तपद (वि०) (स्त्री०-दी) साप्तपदीन (वि०) [सप्त- 
पद + अणू खडा वा] सात पग साथ-साथ चलने से 
बनी हुई (मैत्री )-यतः सतां स्भतगात्रि सङ्गतं मनी- 
विभिः साप्तपदीनमच्यते-कु० ५1३९ (यहाँ द्वितीयार्थं, 
अधिक अच्छा लगता हे, पंच० २१४३, ४१०२, 
दम्‌, नम्‌ 1. विवाह के अवसर पर दूल्हा 
दल्हिन द्वारा यज्ञाग्नि की सात प्रदक्षिणाएँ करना 
ह विवाहसम्बन्ध को अट्ट बना देती हे) 2. मित्रता 
घनिष्ठता । 
साप्तपौरुष (वि० (स्त्री०-षी) [सप्तपुरुष ]-अण्‌] सात 
पीडियाँ लक फेला हुआ--मनु० ३1१४६ । 
साफल्यम्‌ [सफल -ष्यज्ज | 1. सफलता उपयोगिता, 
उपजाऊपन 2. लाभ, फायदा 3. कामयाबी । 
साब्दी (स्त्री०) एक अकार का अंगूर । 
साभ्यसूय (वि०) [सह अम्यसूयया---ब० स०] डाह करने 
वाला, ईर्थ्यालु । 


( १०९८ ) 


साम्‌ (चुरा० उभ० सामयति-ते) खुश करना, ढाढस 
बंधाना, तसल्ली देना । 

सामकम्‌ [समक |-अण्‌] मूल ऋण, कः साण, (वह पत्थर 
जिस पर औजार तेज किये जाते हैं) । 

सामग्री [समग्रस्य भाव: ष्यडा, स्त्रीत्वपक्षे डीषि यलोपः] 
1. सामान का संग्रह, या संघात, उपकरण, धर का 
सामान -भतृ ० ३।१५५ 2. सामान. मांल-असबाब । 

सामग्रयम्‌ [समग्र -ष्यञ्ञ्‌] 1. समग्रता, पूर्णता, समूचापन, 
समष्टि-्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराइमुखी 
विश्वसृजः प्रवृत्तिःकु० ३।२८ 2. अनुचरवर्ग, नौकर- 
चाकर 3. उपकरणों का संग्रह, औजारों का भण्डार 
4. भण्डार, सामान । 

सामञ्जस्यम्‌ [समञ्जस-+-ष्यञ््‌] 1. योग्यता, संगति, 
औचित्य, तु० असमञ्जस 2. यथार्थता, शुद्धता । 

सामन्‌ (नपुं) [सोञ-मनिन्‌] 1. खुश करना, शान्त 
करना, आराम पहुंचाना, तसल्ली देना 2. सुलह करना, 
शान्ति के उपाय, समझौता-वार्ता करना (राजा के 
द्वारा अपने शत्रु के प्रति किये जाने वाले चार साधनों 
में सबसे पहला)--सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभि- 
वृद्धये--मनु० ७1१०९ ३. शान्तिदायक या मृदु उपाय, 
शान्त या ढाढस बंधाने वाला आचरण, मृदुवचन 
—पंच० ४।२६, ४८ 4. मृदुता, कोमलता 5. छन्दोबद्ध 
सूक्त या प्रशंसात्मक गान - सप्तसामोपगीतं त्वाम्‌ 
--रघु० १०।२१, भग० १०।३५ 6. सामवेद का 
मंत्र 7. सामवेद (सूर्यं से उत्पन्न कहा जाता है-तु० 
मनु० १।२३) । सम०--उद्धवः हाथी, -उपचारः, 
~-उषायः मृदु और शान्ति देने वाले उपाय, कोमल 
या शान्त युक्तियाँ, --गः सामवेद के मंत्रों का गायन 
करने वाला ब्राह्मण, --ज, --जात (वि० ) 1. सामवेद 
से उत्पन्न 2. शान्ति के उपायों से उद्भूत (-जः,-तः ) 
हाथी--शि० १२।११, १८।३३, -योनिः 1. ब्राह्मण 
2. हाथी, - बादः कृपावचन, मधुरशब्द,--शि० २।५५, 
बैदः चारों में से तीसरा वेद । 

सामन्त (वि०) [समन्त+-अण्‌] 1. सीमावर्ती, सरहदी, 
पड़ोसी 2. विश्वव्यापक, -. तः 1. पड़ोसी 2. पड़ोस का 
राजा 3. मांडलिक, कर देने वाला राजा सामन्त- 
मौलिमणिरञ्जितपादपीठम्‌ --विक्रम० ३1१९, रघ० 
५२८, ६1३२ 4. नेता, नायक, -- तम्‌ पड़ोस | ` 

सामयिक (वि०) (स्त्री ०-की) [समय--ठव_] 1. प्रथा- 
नुसारी, परम्परागत 2. सम्मत, प्रतिज्ञात 3. करार के 
अतुरूप, नियत समय का पालन करने वाला,--देवि, 
सामयिका भवामः--माळवि० १ 4. समय पालक, 
वक्त का पाबन्द 5. ऋतु के अनुकूल, समय पर होने 
वाला -कि० २।१० 6. नियत समय पर होने वाला 


7. अस्थायी । सम०--अभाव; अस्थायी अनस्तित्व । ' 


सामर्थ्यम्‌ [सम्थं+-ष्यञ्ञ्‌] 1. शक्ति, बल, धारिता, 
ताकत 2. उद्देश्य की समानता 3. अर्थ की एकता 
4. पर्याप्ति, योग्यता 5, शब्दार्थं शक्ति, शब्द की 
| अर्थमूलक शक्ति 6. हित, लाभ 7. दौलत । 

! सामवायिक (वि०) (स्त्री०-की) [समवाये प्रसृतः ठञ्म्‌] 
1. किसी संग्रह या संघात से संबद्ध 2. अटूट सम्बन्ध 
से युक्‍त,--कः मंत्री, पार्षद । 

सामाजिक (वि०) (स्त्री०-की) [समाजः-सभावेशतं प्रयो- 
जनमस्य ठञ्‌] किसी सभा से सम्बद्ध, कः किसी 
सभा का सदस्य, सभा में दर्शक - तेन हि तत्प्रयोगा- 
देवात्रभवतः सामाजिकानुपास्महे -- मा० १ । 

सामानाधिकरण्यम्‌ [समानाधिकरण--ष्यका] 1. उसी 
दशा या स्थिति में होना 2. सामान्य पद, कार्य या 
प्रशासन, समान सम्बन्ध (जैसे कि कारक का) 3. एक 
ही पदार्थ से संबन्ध होने की स्थिति । 

सामान्य (वि०) [समानस्य भावः ष्यञ्‌] 1. समान, 
साघारण--सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌-_कु० ७४४, 
आह्दारनिद्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌ 
~~ सुभा०, रघु ० १४।६७, कु० २।२६ 2. सदृश, तुल्य, 
समान 3. मामूली, औसतदर्जे का, बीच का--भर्तु ० 
२।७४ 4. तुच्छ, नाचीज, नगण्य 5. समस्त, संपूर्ण,-न्यम्‌ 
1. समुदाय, साधारणता, विश्वव्यापकता 2. सामान्य या 
संघटक गुण, साधारणलक्षण 3. समष्टि, समस्तता 
4. भेद, प्रकार 5. अनुरूपता 6. समानता, समता 
7. सार्वजनिक कायं 8. साधारण उक्ति--उक्तिरर्था- 
न्तरन्यास: स्यात्सामान्यविशेषयोः- चन्द्रा ५१२० 
9. (अलं० में) एक अलंकार जिसकी परिभाषा 
मम्मट ने निम्नांकित लिखी है--प्रस्तुतस्य यदन्येन 
गुणसाम्यविवक्षया, एकात्म्थं बध्यते योगात्तत्सामान्य- 
मिति स्मृतम्‌ काव्य» १० । सम०-ज्ञानम्‌ 


लोकविषयक व्यापक बातों का ज्ञान,-पक्षः मध्यस्थिति, 

--लक्षणम्‌ व्यापक परिभाषा--इति द्रव्यसामांन्य- 

लक्षणानि--तर्क ०, वनिता सामान्य स्त्री, वेश्या, 
शास्त्रम्‌ साधारण नियम । 


सामासिक (वि०) (स्त्री०--की) [ समास--ठक्‌ ] 
1. सामूहिक, समस्त को समझने वाला, समुच्चयात्मक 
2. संहत, संक्षिप्त 3. समाससंबंधी,--कम्‌॒ सब 
प्रकार के समासों का वगं-- द्वन्द: सामासिकस्य च 
¬ भय० १०।३३। 

सामि (अव्य०) [ साम्‌-इन्‌ ] 1. आघा, अर्थात्‌ अपूर्ण 
अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः कररुद्धनीविगल- 
दंशुकाः स्त्रिय:--शि० १३।३१, रघु० १९।१६ 
2. कलंकनीय, नीच, निदनीय । 

सामिधेनी [ सम्‌-+-इन्ध्‌+-ल्युट्‌, नि० ] 1. एक प्रकार के 
आर्थेनामंत्र जिनका पाठ दारि प्रज्वलित करते 


( १०९९ ) 


जॅ 


समय या समिधाएँ हवन में डालते संमय किया 
जाता हूँ । 

सामौचो (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति । 

सामौप्यम्‌ [ समीप+#ष्यञ्य | पड़ोस, निकटता, आसन्नता, 
- ष्यः पड़ोसी । 

सामुद्र (वि०) (स्त्री० -द्री) [ समुद्र+-अण्‌ ] समुद्र में 
उत्पन्न, समृद्रसंबंधी जसा कि “सामुद्रं लवणम में, 
लाख नाविक, समुद्रयात्री,--ब्रम्‌ 1. समुद्री नमक 
2. समद्रझाग 2. शरीर का चिह्न । 

सामुद्रकम्‌ | सामुद्र +-कन्‌ ] समुद्री नमक । 

सामुद्रिक (वि०) (स्त्री-की) | समुद्र+ठञ्ञ्‌ ] 1. समुद्र 
से उत्पन्न, समुद्रसंबंधी 2. शरीर के चिल्लो से संबंद्ध 
(जो_ शुभाशुभ फल के सूचक समझे जाते है) 
सामुद्रिक विद्या का ज्ञाता, जो शरीर के लक्षणों को 
देखकर शुभाशुभ फल का कथन करे,-कम्‌ हस्तरेखाओं 
को देखकर शुभाशुभ फल कहने की विद्या ! 

साम्पराय (वि०) (स्त्री-यी) [ सम्पराय--अण्‌ ] 
1. यृद्धसंबंधी, सामरिक 2. परलोक संबंधी, भावी,-यश 
~यम्‌ 1. संघर्ष, झगड़ा 2. भावीजीवन, भवितव्यता 
3. परलोक प्राप्ति के उपाय 4. भावी जीवन संबंधी 
पृच्छा 5. पृच्छा, गवेषणा 6. अनिइचय । 

साम्परायिक (वि०) (स्त्रीको) [ सम्पराय+-ठक्‌ ] 
1. सामरिक 2. सेनिक, सामरिक महत्त्व का 
3. विपत्तिकारक 4. परलोकसंबंधी, -- कम्‌ युद्ध, लड़ाई, 
संघष शि० १८।१,-कः लड़ाई का रथ । सम० 
--कल्पः सामरिक महृत्त्व का व्यूह । 

साम्प्रत (वि०) 1. योग्य, उचित, उपयुक्त--वेणी० ३।३ 
2. संगत,--तम्‌ (अव्य०) 1. अब, इस समय- हन्त 
स्थानं क्रोधस्य साम्प्रतं देव्याः वेणी० १ 2. तत्काल 
3. ठीक प्रकार, उचित रीति से, ऋतु के अनुकूल । 

साम्प्रतिक (वि०) (स्त्री०-की) [ सम्प्रति+-ठक्‌ ] 
1. वर्तमान काल संबंधी 2. योग्य, उचित, सही 
--उत्तर० ३। 

साम्प्रदायिक (वि०) (स्त्री० - की) [ सम्प्रदाय+-ठक्‌ ] 
परम्पराप्राप्त सिद्धांत से संबंद्ध, परम्पराप्राप्त, क्रमागत 

साम्बः [ सह अम्बया--व० स० ] शिव का नाम । 

साम्बन्धिक (वि०) (स्त्री०-को) [संबन्ध न-ठक्‌] संबंध 
से उत्पन्न, - कम्‌ संबंध, रिश्तेदारी, मित्रता । | 

साम्बरी [ सम्बर+-अण्‌+-ङीप्‌ ] जादूगरनी । 

साम्भवी [ सम्भव? अण्‌--ङीप्‌ ] 1. लाल लोधवृक्ष 
2. शक्‍यता, संभावना । 


साम्यम्‌ [ सम--ष्यका ] 1. बराबरी, समता, समतलता 
--कु० ५३१ 2. समानता, मिलना-जुलना, सादश्य 
स्पष्टं प्रापत्साम्यमुर्वीधरस्य -शि० १८।३८, हि० 
१।४५, कि० १७।५१ 3. तुल्यता 4. सामंजस्य, 

टर 


है उ 0, i 


Rive 


इ; 
ह. 


5. अन्तराभाव, निष्पक्षपातिता, 
साम्ये स्थितम्‌ मनः -- भग० ५।१९। 

साम्राज्यम्‌ [सम्राज-+ष्यव्य_] 1. विश्व प्रभुता, सावंभोम- 
राज्य--साम्राज्यशंसिनों भावाः कुशस्य च लवस्य च 
~उत्तर० ६।२३, रघु० ४।५ 2. पूर्णाधिपत्य, प्रभुत्व । 

सायः [सो+-घञ्ञ्‌] 1. अन्त, समाप्ति, अवसान 2. दिन 
की समाप्ति, संध्या 3. बाण । सम०--अहन्‌ (पुं०) 
(सायाह्नः) सांझ, संध्याकाल -भामि० २१५७ । 

सायकः [सो-प्वुल] बाण-- तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ श० १।११ 2. तलवार ! सम०---पुडख: 
बाण का पंखीला भाग--सक्ताङ्गुलिः सायकपुद्ध एव 

रघु० २1३१ । 

सायनम्‌ [सो+ल्युट्‌] किसी ग्रह की लंबाई (देशान्तर 
रेखा) जो बासन्ती-विषवीय बिन्दु से मापी 
जाती है । 

सायन्तन (वि०) (स्त्री०-नी) [सायम्‌--ट्यूछ, तुट्‌] 
संध्या-संबंधी, सायंकाल,-सायन्तने सवनकमंणि संप्रवृत्ते 
-"श० ३।२७। 


सायम्‌ (अव्य०) [सो+-अमु] सायंकाल के समय, = प्रयता 
प्रातरन्वेतु सायं प्रत्यूद्ब्रजेदपि--रघु० १।९०। सम० 
-- कालः संध्या, सांझ, भण्डनम्‌ 1. सूर्य का छिपना 
2. सूरय,-संध्या 1. सायंकालीन झुटपुटा 2. सायंकालीन 
प्रार्थना । 

सायिन्‌ (पुं०) [साय-|-इन्‌] घुइसवार । 

सायुज्यम्‌ [सय्‌ज--ष्यञा] 1. घनिष्ठ मेल, समरूपता, 
लीनता विशेषतः देवता में (मुक्ति की चार अव- 
स्थाओं में से एक) .2. सादृश्य, समानता । व 

सार (वि०) [सू--घञ, सार्‌+-अच्‌ वा] 1. आवश्यक 
2. सर्वोत्तम, उच्चतम, श्रेष्ठ--मुद्रा० १।१३ 3. वास्त- 
विक, सच्चा, असली 4. मजबूत, बलवान्‌ 5. ठोस, 
पूर्णतः सिद्ध, रः,-रम्‌(प्रथम चार अर्थो के अतिरिक्त 
सवंत्र पु०) 1. सत्‌, सत्त्व--स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रण- 
यस्य सारः - मा० १।९, असारे खलु संसारे सारमेतः 
च्चतुष्टयम्‌, काव्यां वासः सतां सङ्गो गंगांभः शंभुसेव- 
नम्‌-धमं ०१४ 2. निचोड, रस 3. मज्जा 4. वास्तविक 
सचाई, मुख्यर्बिदु 5. वृक्षों का रस, गोंद जेसा कि 
खदिरसार या सर्जसार में 6. सारांश, संक्षेप, संक्षिप्त 
संग्रह 7. सामथ्यं, बल, शक्ति, ऊर्जा--सारं धरित्री- 
धरणक्षमं च--कु० १1१७, रघु० २।७४ 8. पराक्रम, 
शौर्य, साहस--रघु० ४।७९ 9. दृढ़ता, कठोरता 
10. घन, दोलत--रघु० ५।२६ 11. अमृत 12. ताज़ा 
मक्खन 13. हवा, वायू 14. मलाई, दही की मलाई 
15. रोग 16. मवाद, पीप 17. मूल्य, श्रेष्ठता, उच्च- 
तम प्रत्यक्षज्ञान 18. शतरंज का मोहरा 19. सोडे का 
बिना छना अंगाराम्लयूक्त द्रव्य 20. अंग्रेजी के क्लाई- 


ऐकमत्य - येषां 


00 । 
wan 
शू 


$ 


( ११०० ) 


मेक्स (६5... २) नाम अळकार से मिळता जळता 
एक अळकार उत्तरोत्तस्मुत्कर्षों भवेत्सारः परावाधि 
काव्य १०, रम्‌ 1 जल 2. योग्यता, औचित्य 
3. जगल, झाइ-झंखाड -. इस्पात, लोहा । सम० 
असार (वि०) मल्यवान्‌ और निर्मुल्य, मजबूत 
और दुर्बल, (-रम्‌ )! मूल्य और निमूल्यता 2. मूल- 


पदार्थ और स्वितता ७ सामर्थ्यं और कमजार,-गन्धः 
चन्दन की लकड़ी, ग्रौबः शिव जो का नाप, जम्‌ 
ताजा मक्खन, तरः केल का पेड, दा 1. सरस्वती 
का नाग 2. दुर्गा का नाम,-द्रमः खेर दा पेड, भङ्कः 
बल को हानि: -भाण्डः 1. एक प्राकृतिक वतन 
2. समान का गट्ठा, पण्वसामग्री 3. उपकरण,--लोहम्‌ 
इस्पात । - 

सारघम्‌ [सरघाशि: निर्वनम्‌ अण्‌] मधु, शहद । 

सारङ्कग (वि०) (स्त्रो3-गौ) (स्‌ ¦ अङ्गच्‌-| अण्‌ | चित- 
करा, रंगविरंगा, गः 1. रंगविरगा रंग 2. चित्र- 
मग, कुरंग-ाएप राजेव दुष्यन्तः सार ङ्केणातिरंहसा-श० 
१।५ 3. हरिण सार ङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति 


मागम मघ० २० {याँ "हाथी या 'म्रमर के 
बजाय यही अर्थ लेना ठीक है) 4. सिह 5. हाथी 


6. भौंरा 7. कोयल 8. सारस 9. राजहंस 16 मोर 
11. छतरी 12. वादल 13. परिधान 1% वाल 
15. दाख 15. शिव का नाम 17 कामदेव 15. कमल, 
19. कपूर 20, धनुप 21. चन्दन 22. एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र 23. आभूषण 2 . सोना 23. पृथ्वी 26. रात 
17. प्रकाश । 

सारङ्गिकः | सारङ्ग हस्ति ठक्‌ | बहेलिया, चिड़ीमार । 

सारङ्गी [ सारङ्ग {-डीप्‌ | 1. एक- प्रकार का वाद्ययंत्र. 
सितार, वायलिन 2. चित्तीदार हरिण । 


सारण (वि०) (म्त्री णो) [सृ {णिच्‌ ] 
भेजना, बहाना, -णः 1. पेचिस 2. पेंवदी बेर, णम्‌ 
एक प्रकार का गन्धद्रव्य । 

सारणा [ मु [-णिच्‌->यूच्‌ ¦ टाप्‌ | धातुओं की विशेष 
कर पारे की एक प्रकार की प्रक्रिया । 

सारणि, शी (स्त्री०) | सृ- णिच+अनि पक्षे 


ङीप्‌ ] 1. नहर, नाली, पतनाछा, जलमार्ग 2. एक 
छोटी नदी । 

सारण्ड: [ सुने णिच्‌-: अण्ड | सांप का अण्डा । 

सारतः (अव्य०) [ सार | तमिल्‌ | 1. धन के अनुसार 

बलपूर्वक । 

सारथिः [ सृ+-अथिण्‌ सह रथेन सरथः घोटकः तत्र 
नियुक्तः इञा वा | 1. ग्थवान्‌ स शापो न त्वया 
राजन्‌ न च सारथिना थत. - रघु ० १।७८, मातलि- 
सारथिययौ 2. साथी, सहायक रघु० ३! 
३७ 3. समुद्र । 


३1६ 


) 
| 
1 


गरथ्यम्‌ [ सारथि : प्यडा ] स्थवान्‌ का पद, गाड़ीवान्‌ 
का पद । 

सारमेयः | सरमा-4- इकः] कृत्ता,- यी [ सारमेय --ङीप्‌ | 
कुतिया । 


सारल्यम्‌ | सरल-प्यव्ञ्‌ ] सरलता (आछं० से भी) 
सीधापन, ईमानदारी, खरापन । 

सारवत्‌ (वि०) { सार; मतुप्‌ | 
जाऊ 3. रसीला । 

सारस (वि०) (स्त्री सी) | सरस इदम्‌ अण्‌ | सरोवर 
संबन्धी, काव्या० ३१४, नलोद० २॥४०- सः 
1. सारस, (कुछ विद्वानों के अनुसार 'हंस') -- विभि- 
चमाना विससार सारसानुदस्य तीरेपु तरङ्गमहतिः 

कि० ८२१, शि० ६।७५, १२।४४, मेघ० २१, 

रघु० १४१ 2. पक्षी 3. चन्द्रमा--सम्‌ 1. कमल 
2. स्त्री की तगडी । 

सारस (स) नम्‌ [सार य-सन्‌ + अच्‌ | 1. तगडी, करधनी 
-मारचनं महानहिः- कि० १८।३२ 2. संनिक पेटी । 

सारस्वत (वि०) (स्त्री ती) [ सरस्वती देवतास्य, 
सरस्वत्या इदं वा अण्‌ | 1. सरस्वती देवी से संबद्ध 


1. तत्त्वयुक्‍त 2. उप- 


2. सरस्वती नदी से संवंध रखने वाला-- क्रत्वा 
तासामभिगममपाम्‌ सौम्य सारस्वतीनाम्‌ -- मेघ? 


४९ 3. वाकपट, तः 1. सरस्वती नदी के आस पास 
का प्रदेश 2. ब्राह्मण जाति का एक भेद 3. ब्रिल्वद 
ताः (पुं ब० व०) सारस्वत देश के निवासी, 
-तम्‌ भाषण, वाकपदुता,-- श्ृद्भारस|सरस्वतम्‌ 
गीद० १२ । 

साराल: | सार-!-आ-:-ला--क ] तिल का पौधा । 

सारिः,--री (स्त्री०) [मृ इण्‌ | 1. शतरंज का मोहरा, 
गोट 2. एक प्रकार का पक्षी । सम०-- फलकः शत- 
रंज खेलने की बिसात ! 

सारिका [ सरति गच्छति -सु+प्वुल+टापू, इत्वम्‌ ] 
एक प्रकार का पक्षो, मना- आत्मनो मुखदोपण 
वध्यन्ते शुकसारिकाः - सभा०, सारिकां पञ्जरस्थाम्‌ 
ज्म्मेघ० ८५। 

सारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ सृञ-णिनि ] 1. जाने 
वाला, सहारा लेने वाला 2. तत्त्वयुक्त, सारवान्‌ । 

सास्प्यम्‌ [ सरूप-|-प्यञा | 1. रूप की समता, समा- 
नता, सादृश्य, सरूपता, मिलना-जुरना- मा० ५ 
2. देव में लीनता (मूक्ति की चार अवस्थाओं में से 
एक) 3. (नाटकों में) रूपसादृश्यजन्य भ्रम में किया 
जाने वाला (क्रोधादि) व्यवहार- सा० द० ४६४ 
ॐ. किसी पदार्थ को या उससे मिलती जुलती सूरत 
को देख कर आइचर्य । 

सारोष्ट्रिक: [ सारः श्रेष्ठः उष्ट्रो यत्र, सारोष्ट्रः देशभेदः 
तत्र भव: --सारोप्ट्र +ठक्‌ ] एक प्रकार का विष । 


( ११०१ ) 


सार्गल (वि०) [ सह अर्गलेन ब० स० ] 1 रोका हुआ ; 
अवरुद्ध, अडचन वाला रघु० १।३९। | 
सार्थ (वि०) [ सट अर्थेत-व० स० | 1. अथयुक्त, साथक | 
2. सोहेय्व 3. समानार्थक, समानाशय « उपयोगी, , 
कामलासक 5. धनवान, दौलतमंद, मालदार,- थः : 
1. धनवान पुरुष 2. सौदागरा को टालो व्यापारियों ; 
का दल सार्थाः स्वर स्वकीयेप्‌ चेम्वेड्स स्विवाद्रियु । 
--रघ० १७।६४, देण सार्थवाह ॐ. दल 4. लहडा 
रेवड (एक ही जाति के जातवरों का "अथ कर।चत्त- 
श्तिस्ततो कर्मादिः सार्थाद्‌ अष्टः कथनको नामोप्ट्रो 


दृष्टः पंच० १ संचय, संग्र८- - अधिसार्थ--पज्च० 
५ त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धीयते काशिजनसार्थ:-श० ३ 
५, तर्खघात्रिया को टोली में म एक । संस० जै 


हाफछ में पळा हआ.-वाहः काफले का नेता, व्यापारी 
]दागर छा० ६। | 

सार्थक (वि०) [ सह अधेन--ब० स० कप्‌ ] 1. अर्थयुक्त, 
अश्रपूण 2. उपयोगी, कामचलाउ, लाभदायक । 

सार्थदत्‌ (वि०) [ सार्थ+मतुप्‌ ] 1. अर्थयुक्त, अथदूण 
2 बहत साथियों से युक्‍त । 

साथिकः [ सार्थं “- ठक्‌ ] व्यापारी, सौदागर । 

साद्रं (वि०) [ सह आदण, व° स० ] गीला, भीगा, तर, 
साला । 

सार्धं (वि०) | 
हुआ हो, जिसमें आधा जुड़ा 
अधिक हो --“सार्वभतम्‌' आदि । 

साधम्‌ (अव्य०) [सह + वन अमु ] साथ-साथ, के 
साथ, के साथ में (करण० के साथ)-वन मया साथ? 
ममि प्रपन्न:--रघृ० १४६८, मनु० ४1४३ भट्टि 
६1२६, मंघ० ८९ । 

सापः (प्यः) [ सर्पो देवताऽस्य सप 4-अण्‌, ध्यक्ष वा ] 
आइलेया नाम का नक्षत्रपुज । | 

सापिष (वि०) (म्त्री०-षी), सापिष्क (वि०) (स्त्री ० 
---व्की) [ सपिस्‌ प अणू, ठक्‌ वा ] घी में तला हुआ, 
घी मिश्रित । 


सार्वकामिक (जि०) (म्त्री०-की) [ सर्वकान -- ठक 11 
प्रत्येक इच्छा को शान्त करने वाला, समस्त कामनाआ | 
को पूरा करने वाला कि० १८२५ । 

सार्वकालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सर्वकाल ' ठक्‌ | 
नित्य, शाव्वत, सदेव रहन वाला । 

सार्वजनिक (वि०) (स्त्री०- की) सावजनीन (वि०) 
(स्त्री ० - [ सर्वजन+ठक्‌. खडा, वा | सवजन | 
व्यापक, विश्वव्यापी, सवस वारण सवधा । | 

सार्वज्ञम्‌ | सर्वज्ञ + अण्‌ | सर्वेजता, सव कुछ जानना । | 

सार्वत्रिक (वि०) (स्त्री? को) [ सवत्रजठक्‌ ] प्रत्येक | 
स्थान का, सामान्य, सब स्थानों या परिस्थितियों से ' 


सह अर्धेन--व० स० ] जिसमे आधा बढ़ा 
जिसमें आधा 


। सार्वभौम (विर) 


संवंध रखने वाला - जैसा कि 'सावंत्रिको नियमः, में । 
सावंधातुक (वि०) (स्त्रोः को) | सत्रेच।न्‌ + ठक | 
पूर्ण धातुओं में व्यवहत हाने वाला, गए ब्रिकरण 
लगाने के पञ्चात्‌ धातु के समस्त रूप में घटने बाला 
अर्थात्‌ चार गण और चार छकारो के साथ प्रयुक्त 
होने वाला, कम्‌ चार लकारो (लटू, लादू 
लिङ) के निळादि प्रत्यय (या छिट तथा आशो 
को छोड़ कर और समी लहर के विभक्तिचिह्व 
और 'ग्‌ ध्वनि से प्रकट होने वाळ विक्ररण) । 
सावंभोतिक (वि०) (स्त्री०--को) | सवभूत? ठक्‌ ] 
1. सभी मळतत्त्वो या प्राणिया से संबंध रखन बाला 
2. सभी जोवधारो जन्तुओं मै युक्त । 
(स्त्री०--भी) | सर्वभमि- अण्‌ ] 
समस्त धरतो से संबद्ध या सुका. विश्वव्यापी, 
1. सम्राट, चक्रवर्ती राजा: नाज्ञाभंग सःत नूय 
नपतयस्त्वादशाः सावंभोमाः मुंद्रा० ३१०२ >. कुबर 
को दिशा, उत्तर दिशा का दिक्‍कुछजर । 
सार्वलोकिक (वि०) (स्त्री०-क्री) [सवलोक ` ठा ] सब्र 
[कों का ज्ञात, समस्त संसार में व्याप्त, सार्वजनिक 
विव्वव्यापी अम्‌रामप्रवादस्तु वत्सयोः सार्वछौकि 
मा० ११३ 
सार्वबणिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [सवंवर्ण + ठक] 1. प्रत्यक 
प्रकार का, हर तरह का 2. प्रःमक ज [ति या वर्ग 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
सार्वविभक्तिक (वि०) (स्त्री ०-की ) | सर्व विभक्ति-+ ठग्न | 
किसी शब्द की सभी विभक्तियो में घटने वाला, सभी 
विभवितियों से संव 
सा्ववेदसः [सवंवेदम्‌ + अणू! जो किसी यज्ञ या अन्य 
पुष्प्रकार्य में अपना समस्त धन दे देता हूँ । 
सार्वबं द्यः [सर्ववेद + ष्यडा,] सभी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण । 
सार्षप (त्रिश) (स्त्री०-पो) [सर्पप+-अण | सरसा का 
बना हुआ, पम्‌ सरसी का तेल । 
साष्टि (वि०) समान स्थान, दथा, या 
अधिकार रखने वाला । 
साष्टिता [साष्टिञ-तलू जन्टाप्‌) 1 अधिकार व अव- 
स्थाओ में समानता 2. शक्ति में तथा अन्य विशेषताओं 
में परमात्मा से समानता, मुक्ति की, चार अवस्थाआ। 
में से अन्तिम अवस्था ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टितां {प्राः 


इ से युक्त समान 


व्नोति)  मनु० ४1२२२ । 
ताष्टर्थम्‌ [साष्टि--प्यञ्न,] चौथे दर्जे की मक्ति । 
| सालः [सल ` घर ] 1. एक वृक्ष का नाम, या उसकी 
राळ 2. वक्ष>यथा 'कल्पसाल' 'रमालमाल' में 


3. किसी भवन की चारदिवारी या फसाळ, परकाटा 
नीत, दीवार 5. एक प्रकार की मछली (समासों 
के लिए देखो 'शाल के अन्तगत) । 


( ११०२ ) 


सालनः [सर्‌ +-णिच्‌--ल्युट्‌] साल वृक्ष की राल । 

सालः [सालः प्राकारोऽस्ति अस्याः--सारू¬-अच्‌ +-टाप्‌] 
1. दीवार, फसील 2. धर, मकान--दे० शाला । 
सम०--करी 1. घर, में कार्य करने वाला 2: बन्दी 
(विशेष कर वह जो युद्ध में पकड़ लिया गया हो ) 
~ वृकः दे० 'शालावृक' । 

सालारम्‌ [साला--ऋ--अण्‌] दीवार में गड़ी खूंटी, 
ब्रेकेट” । 

सालूरः [सल्‌--उरच्‌, णित्त्व, वृद्धि] मेंढक, दे० “शालूर' । 

सालेयम्‌ [साला--ढक ] सोआ, मेथी दे० 'शालेय' । 

सालोक्यम्‌ [समानो लोकोऽस्य--व० स० सोक +-ष्यञ्ञ्‌ ] 
1. उसी लोक या संसार में दूसरे के साथ रहना 2. उसी 
स्वगं में किसी देवता के साथ रहना । 

साल्वः [साल्व+-अण्‌] 1. एक देश का नाम, उसके निवा- 
सियों का नाम (इस अथं में ब० व०) 2. एक राक्षस 
का नाम जिसको विष्णु ने मार गिराया था। सम» 
--हन्‌ (पुं०) विष्णु का विशेषण । 

साल्विकः [साल्व-{-ठक्‌] सारिका नामक पक्षी, मैना । 

सावः [सु+-घऽ्य्‌] तर्पण । 

सावक (वि०) (स्त्री०-विका) [सु+प्वुल] उत्पादक, 
जन्म देने वाला, प्रसवसम्बन्धी,- कः जानवर का बच्चा 
(दे० 'शावक') । 

सावकाश (वि०) [सह अवकाशेन - ब० स०] जिसको 
अवकाश हो, अवकाश वाला, खाली, - जम्‌ (अव्य०) 
अवकाश पाकर, अपनी सुविधानुकूल । 

साबग्रह (वि०) [अवग्रहेण सह--ब० स०] 'अवग्रह' 
चिल्ल से युक्‍त । 

सावज्ञ (वि०) [सह्‌ अवज्ञया ब० स०] घृणा करने वाला, 
तिरस्कारपूर्ण, अपमान अनुभव करने वाला । 

सावद्यम्‌ [अवद्येन सह्‌--ब० स०] संन्यासी के द्वारा प्राप्य । 

सावधान (वि०) [ अवधानेन सह - ब० स० ] 1. ध्यान 
देने वाला, दत्तचित्त, सचेत, खबरदार 2. चौकस 
3. परिश्रमी, - नम्‌ (अव्य०) सावधानता से, ध्यान 
पुर्वक, चौकस होकर । 

सावधि (वि०) [ सह अवांधिना - ब० स० ] सीमायुक्त, 
सीमित, समापिका, परिभाषित, सीमाबद्ध- सावघि- 
स्तोयराशिस्ते यशोराशेस्तु नावधिः सुभा०। 

सावन (वि०) (स्त्री०--नौ) [ सवन--अण्‌ | तीनों 
सवनों से युक्त या संबद्ध,-- नः 1. यजमान, जो यज्ञ 
में पुरोहितों का वरण करता है 2. यज्ञ का उपसंहार, 
वह्‌ संस्कार जिसके द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाती 
हैं 3. वरुण का नाम 4. तीस सौरदिवस का मास 
5. सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन 6. विशेष 
वर्ष । 

सावयव (वि०) [ सह अवयवेन ब० स० ] भागों या 


अंगों से बना हुआ--सावयवत्वे चानित्यप्रसङ्ग: न 
ह्यविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते 
--शारी० | 

सावरः [ सवरेण निर्वृत्तः अण्‌ | 1. दोष, अपराध 
2. पाप, दुष्टता, जुर्म 3. लोध्रं वृक्ष । 

सावरण (वि०) [ सह आवरणेन--ब० स० ] 1. गूढ़, 
गुप्त, रहस्य 2. ढका हुआ, बन्द । 

सावरणं (वि०) (स्त्री०--र्णी) [ सवणं+-अण्‌ ] एक ही 
रंग का, एक ही जाति का, एक ही रंग या जाति से 
संबद्ध,-र्णः आठवें भनु का मातृपरक नाम, दे० 
सार्वाण । सम० . लक्ष्यम्‌ 1. एक ही रंग या जाति का 
चिल्ल 2. त्वचा, खाल । 

सार्वाणः | सवर्णा+-इञ्ञ्‌ ] आठवें मनु का मातृपरक नाम 
(सूयं की पत्नी सवर्णा से उत्पन्न) । 

सावण्यम॒ [ सवर्ण+-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. रंग की एकता 2. किसी 
श्रेणी या जाति की एकता 3. आठवें मनु द्वारा अधि- 
ष्ठित मन्वन्तर । 

सावलेप (वि०) [ सह अवलेपेन ] अभिमानपूर्ण, घमंडी, 
हेकइवान, - पम्‌ ( अव्य०) घमंड से, हेकड़ी के साथ, 
अहंकारपूर्वंक । 

सावक्षेष (वि०) [ सह अवशेषेण--ब० स० ] 1. अव- 
शिष्ट से युक्त, जिसमें कुछ बाक़ी बचे 2. अपूर्ण, 
अधूरा, असमाप्त । 

सावष्टम्भ (वि०) [सह अवष्टम्भेन--ब० स०] 1. घमंडी, 
प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट, शानदार 2. साहसी, दृढनिश्चयी 
3. दृढ़ता से पूर्ण, भम्‌ (अव्य०) दृढनिश्चय के साथ, 
दृढ़तापूर्वंक, साहस के साथ । 

सावहेल (वि०) [ सह अवहेलया ब० स० ] तिरस्कार- 
पूर्ण निरादर करने वाला, घृणा करने वाला,-- लम्‌ 
(अव्य०) निरादर के साथ, घृणापूर्वक । 

साविका [ सू +पण्वुल-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] दाई, प्रसव के समय 
प्रसूता की देखभाल करने वाली । 

सावित्र (वि०) (स्त्री०-_त्री) [ सवितृञ-अण्‌ ] 1. सूर्य 
संबंधी 2. सूर्य की संतान, सूर्यवंश से संबद्ध, (राजाओं 
के)--यत्सावित्रेदीपितं भूमिपालंः-- उत्तर० १।४२ 
3. गायत्री मंत्र से युक्त, त्रः* 1. सूर्य 2. भ्रूण, गर्भ 
3. ब्राह्मण 4. शिव का विशेषण 5. कर्ण का विशेषण, 
त्रम्‌ यज्ञोपवीत संस्कार (इसका “सावित्रम्‌” नाम 
इसी लिए पड़ा कि इस संस्कार में मुख्यरूप से गायत्री 
मंत्र का जाप करना पड़ता है, उसी समय यज्ञोपवीत 
घारण किया जाता हे । 

सावित्री [सावित्र+डीप्‌] 1. प्रकाश की किरण 2. ऋग्वेद 
का एक प्रसिद्ध मंत्र (इसका नाम 'सावित्र' सूर्य को संबो- 
घित करने के कारण पड़ा) इसे गायत्री भी कहते हैं । 
अधिक जानकारी के लिए दे० 'गायत्री' 3. यज्ञोपवीत 


(६ ११०३ ) 


संस्कार 4. ब्राह्मण की पत्नी 5. पावंती 6. कश्यप की 
पत्नी 7. शाल्वदेश के राजा सत्यवान्‌ की पत्नी 
(सावित्री राजा अश्वपति को एकमात्र सन्तान थी । 
वह इतनी सुन्दर थी कि वे सब वर जो उसे पाने की 
इच्छा से वहाँ आय उसकी अभिराम कान्ति से इतने 
चकित हुए कि वापिस ही लौट गये ।. विवाह योग्य 
अवस्था होने पर सावित्री को वर त मिल सका। 
अन्त में उसके पिता ने उसे कहा कि अब तुम स्वयं 
जाओ और अपनी इच्छा के अनुसार वर ढूंढो । सावित्री 
ने वैसा ही किया, और वर चुन कर वह पिता के 
पास वापिस आई और कहने लगी कि मैंने शाल्व 
देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को चुन लिया 
हे । राजा द्युमत्सेन उन दिनों अपने राज्य से निकाल 
दिये गये थे-वे अपनी सहर्धामणी समेत अब वानप्रस्थ 
जीवन विता रहे थे । नारद मुनि भौ घूमते हुए 
उस समय आ गये थे, जब उन्होंने सुना तो राजा 
अश्वपति तथा सावित्री को कहा कि मुझे तुम्हारे 
चुनाव पर खेद हे, क्योंकि यद्यपि सत्यवान्‌ सब प्रकार 
से तुम्हारे योग्य हे परन्तु उसकी आयु अब केवल एक 
वर्ष और बाकी हे, अतः उसको चूनना जीवन भर 
के लिए वैधव्य तथा कष्ट का भार लेता हे। उसके 
मातापिता ने उसके मन को बदलने का घोर प्रयत्न 
किया परन्तु उस उच्चात्मा सावित्री ने कहा कि मेरा 
निश्‍चय अब नही बदल सकता । तदनुसार समय 
पर उसका विवाह सत्यवान्‌ से हो गया । विवाह के 
पश्चात्‌ सावित्री ने अपना सब राजसी ठाठबाट, बहु- 
मूल्य आभूषण तथा वस्त्रादिक उतार दिये और अपने 
बूढ़े सास-ससुर की सेवा करने लगी । यद्यपि बाहर 
से उसकी मुख-मुद्रा से कुछ प्रकट न होता था, वह 
प्रसन्न ही रहती थी। परन्तु वह नारद के वचन 
अभी तक नहीं भूली थी । उसे दिन बीतते देर न 
लगी । और अन्त में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जिस 
दिन सत्यवान्‌ का प्राणान्त होना था निकट आ 
गया । उसने मन में सोचा किं अभी तीन दिन और 


बाकी हूँ, इन तीनों दिन में कठोर ब्रत साधन करूंगी । 
उसने व्रत किया और चौथे दिन जब सत्यवान्‌ यज्ञ 
की समिधाएँ लेने के लिए जंगल जाने को तैयार हुआ 
तो सावित्री भी उसके साथ साथ गई । कुछ समिघाएँ 
एकत्र करने के पश्चात्‌ सत्यवान्‌ थक कर बैठ गथा । 
और अपना सिर सावित्री की छाती पर रख कर सो 
गया । उसी समय यमराज आया और सत्यवान्‌ की 
आत्मा को लेकर दक्षिण की ओर चल दिया_। 
सावित्री ने यह सब देखा और यमराज का पीछा 
किया । यमराज ने सावित्री को बताया कि सत्यवान्‌ 
की आयु समाप्त हो चुकी हे। परन्तु पतिव्रता 


सावित्री ने यमराज से ऐसे करुण स्वर में प्रार्थना की 
कि यमराज ने उसे सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़ कर 
और कोई वर मांगने के लिए कहा! सावित्री की 
अनन्य भक्ति एब्रं पातिब्रत धर्म पर मुग्ध होकर अन्त 
में यमराज ने सत्यवान्‌ के प्राण भी लौटा दिये । वह 
प्रसन्न होकर वापिस आई और देखा कि सत्यवान्‌ मानों 
गहरी. निद्रा से जाग गया हे । उसने सत्यवान्‌ को 
सारी घटना बता दी! तथा वे दोनों आश्रम में 
वापिस आ गये । शीघ्र ही उसके इवसुर द्युमत्सेन 
ने यमराज के द्वारा दिये गये वरों का फल पाया । 
सावित्री पातिव्रत धर्म का उच्चतम आदर्श मानी 
जाती हे । बड़ी बूढ़ी स्त्रियां आज भी विवाहित 
तरुणी को आशीर्वाद (जन्मसावित्री भव) देती हैं 
तथा उसके सामने सावित्री का आदर्श पूरा करने के 
लिए उसका उदाहरण रखती हैं) । सम० -पतित,- 
परिश्रष्ट पहले तीनों वर्णों में से किसी एक वर्ण का 
पुरुष जिसका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ 
हो, तु० ब्रात्य - ब्रतम्‌ ज्येष्ठमास के शुक्लपक्ष के 
अन्तिम तीन दिनों का ब्रत जिसे आय ललनाएँ विशेष 
रूप से वेधव्य से बचने के लिए रखती हैं । 


साविष्कार (वि०) [ सह आविष्कारेण--ब० 
1, घमंडी, अहंकार 2. प्रकट । 

साइंस (वि०) [ सह आशंसया -ब० स० ] कामना और 
उत्कण्ठा से पूर्ण, इच्छुक, आशावान्‌, प्रत्याशी,--सम्‌ 
(अव्य०) कामना पूर्वक, आशा से । 

साशङ्क (वि०) [सह आशद्भूया--ब० स० ] डर अनुभव 
करने वाला, आशंका करने वाला, डरा हुआ, चकित । 

साशयन्दकः (१०) एक छोटी छिपकली । 

साशूकः (पुं०) गलकंबल, सास्ना । 

साइचयं (वि०) [ सह आइचर्येण - ब० स० ] 1. आइ्चयं 
जनक, विलक्षण 2. आश्‍चर्यचकित,-- यम्‌ (अव्य०) 
आइचये के साथ, अद्भुत प्रकार से । 

साश्र (सर) (वि०) [सह अश्रेण-] 1. कोन या किनारों से 
युक्त, कोणदार 2. आँसू से भरा हुआ, रोता हुआ । 

साश्रुधी [साश्रु ध्यायति--साश्रु +-ध्ये -+- क्विप्‌, संप्रसारण ] 
सास, पति या पत्नी की माता । 

साष्टाङ्गम्‌ (अव्य०) [ सह अष्टाङ्गः---ब० स० ] लंबा 
दण्डवत्‌ लेट कर (शरीर के आठ अंगों से पृथ्वी को 
छूकर--दे० “अष्टन्‌' के अन्तर्गत 'अष्टांग प्रमाण) 

सास (वि०) [ सह आसेन ] धनुर्धारी--कि० १५५ । 

सासुसू (वि०) बाण धारण करने वाला--कि० १५।५। 

सासुय (वि०) [ सह असूयया ] डाह करने वाला, ईर्ष्यालु, 
तिरस्कारपूर्ण,-यम्‌ (अव्य०) डाह के साथ, रोषपूर्वक 
तिरस्कार के साथ --श० २।२। 

सास्ना [ सस्‌-|-न, णित्‌ वृद्धि ] गाय या बेल का गल- 


स०] 


( ११०४ ) 


कम्बल, 
मन्थरचळद्गुरुसास्नमासांचक्रे निमीलदलसेक्षणमौक्षकेण 
शि० ५६२ । 
साहचर्यम्‌ | सहचर = 'यञ्य साथ, साथीपना. साथ रहना, 
नाथ राथ बसना. सटवनिता कि त स्मरसि यदेकत्र 
ली विद्यापरिग्रहाय तानादिगन्तवासिना साहचयमासीत्‌ 
-मा० १, कु० ३1२ १, रघु० १६1८७, वेणी० १२०, 
थि" १५२४ । ८१ 
साहनम्‌ | सह + णिच--ल्युट्‌ ] सहन करना, भुगतना । 
साहसम्‌ [ सहसा वलेन निवृंत्तम्‌ अण्‌ ] 1. प्रचण्डता, बल, 
ळूटखसोट मनु० ७४८, ८1६ 2. कोई भी घोर 
अपराध (जेसे कि डाका. बलात्कार, लूट-खसोट 
आदि महापातक), जघन्य अपराध, अग्रधर्पणपरक 
कार्य 3 करता, अत्याचार गि० ९॥५९ 4. हिम्मत, 
दिलेरी, उग्र भौय -- साहसे श्री: प्रतिवसति --मच्छ० ४ 
5. साहसिकता, उतावळलापन, औंडत्य, अविमृध्य- 
कारिता. साहसिक कार्य ---तदपि साहसाभासम्‌ मार 
किमपरमतो निर्व्यढं यत्करापणसाहसम्‌ ९1१०, 


किऽ ९७४२८ 6. सजा, दण्ड, जुर्माना (इस अथ में 
पृ भी), देऽ मन्‌० ८१३८, याज्ञ १६६, ३६५। 
सम०--अङुः 1. राजा विक्रमादित्य का विशेषण 


2. एक कवि का विनपण 3. एक कोशकार का विशे- 


पण, - अध्यवसायिन्‌ (वि०) उतावली या जल्दवाजी 
करने वाला, ऐेकरसिक (वि०) नितान्त प्रचण्डता 


पर तुला हुआ, भीषण क्र, कारिन्‌ (वि०) 1. दिलेर, 
बेधडक 2. जल्दवाज, अविवेकी लाञ्छन (वि०) 
जिसमें साहस परिचायक के रूप हैं 
साहसिक [वरि०। (स्त्रो० [ साहसे प्रसूत ठक ] 
1. बहुत अधिक जोर लगाने वाळा. नृशंस, प्रचण्ड, 
लट-बसोट करने वाला 2. हिम्मती, 


देर निर्नीक, विचारशून्य, उद्धत न सहास्मि 
पाट्रसमर्सा शि० ९५९, केचित्त साहसिकास्त्रि- 
लोचनमितिः पेठुः ` कुऽ २४४ पर मल्लि० 3. दण्ड- 
मलक, दण्डात्मक्र. 1. हिम्मतवर, दिळेर, उद्यमी 

पच ५४३१ 2 आततायी, भयंकर, भीषण या 


किले विविधजोवोपहारप्रियेति साहसिकानां प्रवाद: 
मार १ सक: खल्वप:--६ 3. लटरा 

मार करने वाला, डाकू । 

साहसिन्‌ (वि०) | साहस --इनि | 1. प्रचण्ड, उग्र, भीषण, 
क्रूर 2. हिम्मती, दिळेर, जल्दबाज, आशुकर्ता । 

साहस्र (वि०) (स्त्री७-- स्री) [ सहस्र --अण्‌ ]1. हजार 
से संबंध रखने वाला 2. हजार से युक्त 3. एक 
हजार में मोल लिया हुआ 4. प्रति हजार दिया हुआ 
(ब्याज आदि) 5. हज़ार गुना,- सत्र: एक हजार 
संनिकों की टुकडी, --स्रम्‌ एक हजार का समूह । 


ल2- 


गो: सास्नादिमत्त्व लक्षणम-तक०, रोमन्थ- | साहायकम्‌ [सहाय +व॒ुण| 1. सहायता, साहाय्य, मदद 


सकुलोचितमिद्धस्य गहायकमुपेयिवान्‌ रघु० 
१७1५ 2. सहचरत्व, मंत्री, सौहाद 3. मित्रमडली 
4. सहायक सेना । 
साहाय्यम्‌ [सहाय --प्यञा | 
2. सोहादं, मैत्री । 
साहित्यम्‌ [सहित + ष्यञ्‌ | 1. साहचर्य, भाईचारा, मेल- 
मिलाप, सहयोगिता 2. साहित्यिक या आलंकारिक 
रचना--साहित्यसड्भीतकला विहीन: साक्षात्पशुः पुच्छ 
विपाणहीन: - भर्त० ३1१२ 3. रीतिशास्त्र, काव्य- 
कला-विक्रमांक ० १1११, साहित्यदर्पण आदि 4. किसी 
वस्तु के उत्पादन या सम्पन्नता के लिए सामग्री का 
संग्रह (संदिग्ध अर्थ) । 
साह्यम्‌ {सह +-प्यञ्ग | 1. संयोजन, मेल, साहचर्य, सहयोग 
2. सहायता. मदद । सम० कृत्‌ (पुं०) साथी । 
साह्वयः [सह आह्वयेन वर सऽ] जानवरों की लडाई 
करा कर जूआ खेलना । 
सि (स्वार क्रधार उभ० मिनोति, सिनृते; सिनाति, 
सिनीते) 1. बांधता, कमना, जकड़ना 2. जाळ में 
फॅसना । 
सिंह: [हिस्‌+अच्‌, पृपो०] 1. शेर (कहा जाता है कि 
इस शब्द की व्यृत्पत्ति 'हिम्‌' धातु से. हुई हे-- तु० 
भवेद्वर्णगमाद्रंसः मिहो वर्णविपर्ययात्‌ सिद्धा०) 
हि सुप्तस्य सिहस्य प्रवि्न्ति मुखे मगाः-सुभा० 
2. सह राशि का चिह्न 3. (समास के अन्त में 
प्रयुक्त) सर्वोत्तम, श्रेणी म प्रमख, उदा० - रघसिह, 
पुरुपसिह । सम» अवलोकनम्‌ शेर का पीछे मुड 
कर देखना, = ` न्यायः सिहाव्लाकन का न्याय, वस्तु 
का प्रायः पूर्ववर्ती और पारवर्ती संबंध बतलाने के 
लिए प्रयक्न, व्याख्या के लिए न्याय के अन्तर्गत 
देखिए, --आसनम्‌ राजगद्दी, सम्मान का आसन, (नः) 
एक प्रकार का रतिवंध, --आस्यः हाथों की विशेष 
स्थिति,-मः जित का विशेषण,-तलम्‌ अंजलि, ` तुण्डः 
एक प्रकार की मछली, दंष्ट्रः शिव का विशेषण, 
दपं (वि०) शेर की भांति गर्वीला,--ध्वनिः-नादः 
1. शेर की दहाइ कु० १।५६, मृच्छ० ५।२९ 
2. यद्ध-ध्वनि, ललकार, द्वारम्‌ मुख्य दरवाज़ा,-याता 
रथा पार्वती देवी, लोलः एक प्रकार का संभोग 
वाहनः शिव का विशपण,--संहनन (वि०) 1. शेर 
की भांति मजबूत 2. सुन्दर, { नम्‌) शर का मार 
डालना । 
सिहलम्‌ [सिहोऽम्त्यस्य लचे] 1. टिन 2. पीतल 3. बल्क 
वृक्ष की छाल + ल ड्काड्टीप (प्राय-ब०व०) --सिहलेभ्य 
प्रत्यागच्छता मिहलेश्‍्वरदुहितुः फलकासादनम्‌-रत्मा०- 
१, -लाः (पु० ब० व०) लका देशवासी लोग । 


1. सहायता, मदद, सहकार 


( ११०५ ) 


सिंहलकम्‌ [सिहल--कन्‌] लंका का द्वीप : 

सिहाणम्‌ (नम्‌) [शिद्ध +आनच्‌, पृषो] 1. लोहे का जंग 
2. नाक का मल । 

सिंहिका [सिह |-कन्‌- टापू, इत्वम्‌] राहु की माँ । सम० 
तनयः, ` पुत्रः---सुतः--सूनूः राहु के विशेषण । 

सही [सिंह+-डोष्‌] 1. शेरनी 2. राहु की माता का नाम! 

सिकता [सिक्‌+ अतच्‌+-टापू] 1. रेतीली जमीन 2. रेत 
(प्रायः ब० १० में --लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः 
पोड्यन्‌--भतुं० २५ 3. बजरी, पथरी (एक रोग) । 

सिकतिल (वि०) [सिकता+-इलच्‌] रेतीला,-भर्ते० ३।३८। 

सिक्त (भू० क० कृ०) [सिच्‌ तकत] 1. छिड़का गयो, 
पानी से गीला किया गया 2. तर किया गया, गीला 
किया गया, भिगोया गया 3. गर्भित, दे० 'सिच्‌' । 

सिक्थः [सिच्‌त-थक्‌] 1. उबले हुए चावल 2. भात का 
पिड-_-ग्रासोद्गलितसिक्येन का हानिः करिणो भवेत्‌ 
--सुभा०, क्यम्‌ 1. मधुमक्खियों से बनाया गया 
मोम 2. नील । 

सिक्यम्‌ दे० शिक्यम्‌ । 

सिक्ष्यः (पुं०? स्फटिक, शीशा । 

सिद्ध (घा) णम्‌ [शिज आनच, पृषो०] 1. नाक का 
मल 2. लोहे का जंग! 

सिद्धिणी [शिक्ध +-णिनि+-डीष्‌, पृषो ०] नाक । 

सिच्‌ (तुदा० उभ० सिंचति-ते, सिक्त) (इकारान्त और 
उकारान्त उपसर्गो के पश्चात्‌ सिच्‌केस्‌ को प्‌ हो 
जाता है) 1. छिड़कना, छोटी-छोटी बूंदों में बखेरना 
- >भष्टि० १९।२३ 2. सीँचना, तर करना, भिगोना, 
गीला करना मेघ० २६;मनु० ९२५५ ॐ. उदेलना, 
उत्सर्जन करना, निकालना, ढालना रघु० १६1६६ 
4. भरना, बूंद-बूंद टपकाना, डालना--जाड्यं घियो 
हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ -भर्तृ० २।२३ 5. उडेल 
देना, प्रस्तुत करना अन्यथा तिलोदकं में सिञ्चतम्‌ 
__ह० ३, प्रेर० (सेचयति-्ते) छिड़कवाना; इच्छा० 
(सिसिक्षति-ते) छिड़कने की इच्छा करना, अभि 
1 छिड़कना, उडेलना, सींचना, गीला करना, 
वौछार करना (आलं० से भी)--अथ वपुरभिषेक्तुं 
तास्तदाम्भोभिरीषुः शि० ७1७५, भट्टिः ६1२१, 
१५॥३ 2. लेप करना, संस्कारित करना, नियत करना 
(सिर पर जल के छींटे देकर) मुकुट पहनाना, राज्या- 
भिघेक करता, पदासीन करना--अग्निवर्णमभिषिच्य 
राघवः स्वे पदे रघु० १९१, १७1१३, विक्रम० 
५।२३ (प्रेर०) ताज पहनना, राजगद्दी पर बिठाना, 
आ--, छिड़कना (प्रेर०) छिड़कवाना, उडलवाना 
__तप्तमासेचयेत्तलं वक्त्रे श्रोत्रे च पाथिवः मनु० 
८।२७२, उद्‌-, छिनकना, उडेलना, फैलाना (कर्मेवा०) 
1. तेज प्रवाहित होना, झाग उगलना, ऊपर की ओर 


१३९ 


फेंका जाना 2. फूल जाना, उन्नत होना, अहंकार 
युक्त होना न तस्योत्सिषिचे मनः--रभु० १७।४३ 
3. बाधित होना--मनु० ८।७२, (प्रेर*) घमंड से 
भरना, नि , छिड़कना, उडेलना, ऊपर डाल देना, 
अन्दर डालना रघु० ३।२६, श० ४1१३, कु० २५७ 
2. गर्भयुक्त करना - निषिञ्चन्माघवीमेर्ता लतां कौन्दीं 
च नर्तयन्‌ विक्रम० २।४, (यहां पहला अर्थं भी 
अभिप्रेत है), परि-छिड़कना, उडेलना ! 

सिङचयः [सच्‌--अयच्‌, कित्‌] वस्त्र, कपड़ा । 

सिञ्चिता [सिच+-इतच्‌, पृषो०] पीपलामूल । 

सिज्जा [--शिञ्जा, पृषो०] धातु के बने आभूषणो की 
झनकार । 

सिञ्जितम्‌ [>-शिड्जित, पृषो०] 
--आदित्सुभिर्नू पुरसिझ्जितानि--कु ० 
डी१४। 

सिट्‌ (म्वा० पर० सेटति) अवज्ञा करता, घृणा करना । 

सित (वि०) [सो (सि) क्त] 1. सफेद 2. बंघा हुआ, 
कसा हुआ, जकड़ा हुआ, बेबी पड़ा हुआ 3. घिरा 
हुआ 4. अवसित, समाप्त, ` तः 1. सफेद रंग 2. चान्त्र- 
मास का शुक्ल पक्ष 3. शुक्रप्रह 4. बाण,-सम्‌ 1. चाँदी 
2. चन्दन 3. मूली । सम० अप्रः काटा, अपाङ्गः 
मोर,---अभ्रः,--अभ्रम्‌ कपूर, अम्बरः इवेतवस्त्रधारी 
संन्यासी, --अर्जकः सफेद तुलसी, अइवः अर्जून का 
विशेषण, असित बलराम का विशेषण, आवि राब, 
गुड, आरिका कोकला, सितुही, इतर (वि०) जो 
इवेत न हो अर्थात्‌ काछा,--उद्धूबम्‌ सफेद चन्दन, 

उपलः स्फटिक, - उपला मित्री, चीनी, करः 
1. चन्द्रमा 2. कपूर, धातुः चाक, खड़िया, रश्मि 
चाँद, वाजिन्‌ (पृं) अर्जुन का नाम,- शर्करा चीनी 
- -शिम्बिकः गेहू,- शिवम्‌ सेधा नमक, शूकः जौ। 
| सिता [सित+टाप्‌] चीनी, शक्कर,--पित्तेन दूने रसने 
सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस-न० ३।९४, भामि० ` 
४।१३ 2. ज्योत्स्ना 3. मनोरमा स्त्री 4. मदिरा 
5. सफेद दूब 6. चमेली, बेला । 

{सिति (वि०) [सो-+क्तिच्‌| 1. सफेद 2. काला, तिः 
सफेद या काला रंग। सम०-कण्ठ,-वासस्‌ दे० 
शितिकंठ, शितिवासस्‌ । 

सिद्ध (भू० क० कृ०) [ सिध्‌ नक्त | 1. सम्पन्न, कार्या- 
न्वित, अनुष्ठित, अवाप्त, पूर्ण 2. प्राप्त, उपलब्ध, 
अवाप्त 3. कामयाब, सफल 4. बसा हुआ, स्थापित 

नैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूथ्नि स्थिति 
चरणैरवताडनानि उत्तर० १।१४ 5. साबित; प्रमा" 
णित तस्मादिन्द्रियं परत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌-तर्क ०, 
मनु० ८।१७८ 6. वैध) न्याय्य (जैसे कि नियम) 
7. सच माना हुआ 8. फैसला किया हुआ, निर्णीत 


झनझनाहट, झनकार 
१।३४, विक्रम० 


eee 


( ११०६ ) 


(जैसे कि कोई कानूनी अभियोग) 9. दिया गया, 
भुगताया गया, (ऋण आदि) चुकता किया गया 
10. पकाया गया, (भोजन) बनाया गया 11. परि- 
पक्व, पका हुआ 12. सर्वथा तैयार किया गया, 
मिश्रित, (वनस्पति आदि) एकत्र पकाई गई 
13. (रुपया आदि) तैयार 14. वश में किया गया, 
जीता गया, (जादू के द्वारा) अधीन किया गया 
15. वशीभूत किया गया, मंगलप्रद बना हुआ 
16. पूर्णतः विज्ञ या दक्ष, प्रवीण जैसा कि 'रससिद्धम्‌' 
17. सम्पादित) (साधना आदि के द्वारा) पवित्रीकृत 
18. मुक्त किया हुआ 19. अलौकिक शक्ति से युक्त 
20. पावन, पवित्र, पुण्यात्मा 21. दिव्य, अविनश्वर, 
नित्य 22. विख्यात, विश्रत, प्रसिद्ध 23. उज्ज्वल, शान- 
दार, द्धः 1. अधंदिव्य प्राणी जो अत्यंत पवित्र ओर 
पुण्यात्मा माना जाता है, विशेष रूप से देवयोनि विशेष 
जिसमें आठ सिद्धियां हों-उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते 


श्रुङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः-कु० १।५ 2: अंतदृंष्टि 
प्राप्त सन्त ऋषि या महात्मा (जैसे कि व्यास) 
3. कोई भी संत, ऋषि या महात्मा--सिद्धादेश 

रत्ना० १ 4. जादूगर, ऐन्द्रजालिक 5. कानूनी 
मुकदमा, अदालती जाँच 6. गुंड, - द्धम्‌ समुद्री नमक। 
सम० अन्तः 1. सवंसम्मत फल 2. किसी तकं का 
प्रदर्शित उपसंहार, किसी प्रश्‍न का संवंसम्मत रूप, 
सही तथा तर्कसंगत उपसंहार (पूर्वपक्ष के निराकरण 
के पश्चात्‌ ) 3. प्रमाणित तथ्य, मानी हुई सचाई 
राद्वान्त, मत 4. निर्णायक साक्ष्य के आघार पर 
अवलंबित कोई माना हुआ मूळपाठ का ग्रन्थ, “कोटि 
(स्त्री) युक्तिगत बिन्दु जो तर्कसंगत उपसंहार 
माना जाता हे, “पक्षः किसी युक्ति का तकंसंगत 
पाश्वे, - अन्नम्‌ पकाया हुआ भोजन,--अर्थ (वि०) 
जिसने अपना अभीष्ट सम्पन्न कर लिया है, सफल 
(-रथः) 1. सफेद सरसों 2. शिव का नाम 3. महात्मा 


बुद्ध का नाम,--आसनम्‌ धर्मसाधना में विशेष प्रकार 
की बेठने की स्थिति,-गङ्का, -- नदी, - सिन्धुः स्वर्ग॑गा 
आकाशगंगा, ---ग्रहः विशेष प्रकार का पागलपन 
मनोविक्षिप्त,--जलम्‌ कांजी, -घातुः पारा,-- पक्षः 
किसी प्रतिज्ञा का सर्वसम्मत तथा तर्कसंगत पहलू 
~-प्रयोजनः सफेद सरसों, -- योगिन्‌ (पुं)) शिव का 
विशेषण, रस (वि०) खनिज, घातुमय ( सः) 
1. पारा 2. रसायनज्ञाता - सङ्कल्प (वि०) जिसने 
अपना अभीष्ट सिद्ध कर लिया हूँ, सेनः कातिकेय 
का नाम, -स्याली ऋषि की बटलोई या पात्र (ऐसा 
समझा जाता हे कि इस बर्तन से इच्छानुसार भोजन 
प्राप्त किया जा सकता हुँ और फिर भी यह भोजन 
से भरपूर रहता ह) 


सिद्धता,-त्वम्‌ [ सिद्धि त-तल्‌+-टाप्‌, त्व वा ] सम्पन्नता, 


पूणता, पूरा करना । 


सिद्धिः (स्त्री?) [ सिध्‌-क्तिन्‌ | 1. निष्पन्नता, पूर्णता, 


सिघ्‌ 


संपूर्ति, पूरा होना, (किसी पदार्थ की) पूर्ण अवाप्ति 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपक रणे -- सुभा० 
2. सफलता, समृद्धिः, कल्याण, कुशल-क्षेम 3. स्थापना 
प्रतिष्ठा 4. प्रमाणन, प्रदर्शन, प्रमाण, निर्विवाद परि- 
णाम 5. (किसी नियम या विधि की) वैधता 
6. फैसला, निर्णय, व्यवस्था (किसी कानूनी मुक़दमे 
की) 7. निर्चिति, सचाई, यथार्थता, शुद्धता 8. अदा- 
यगी, (ऋण का) परिशोध 9. तैयार करना, (औषधि 
आदि का) पकाना 10. समस्या का समाधान 
11. तत्परता 12. नितान्त पवित्रता या विशुद्धता 


13. अतिमानव शक्ति-यह गिनती में आठ हे-अणिमा 
लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा, ईशित्वं च वरित्वं 
च तथा कामावसायिता 14. जादू के द्वारा अतिमानव 
शक्तियों को प्राप्त करना 15. विलक्षण कुशलता या 
क्षमता 16. अच्छा प्रभाब या फल 17. मुक्ति, मोक्ष 
18. समझ, बुद्धि 19. छिपाना, अन्तर्धान होना, अपने 
आपको अदृश्य करना 20. जादू की खड़ाऊं 21. एक 
प्रकार का योग 22. दुर्गा का नाम।.सम०--द 
(वि०) सफलता या सर्वोपरि आनन्दातिरेक देने वाला 
(-दः) शिव का विशेषण, दात्री दुर्गा का विशेषण, 
योगः ग्रहों का विशेष प्रकार का शुभ संयोग । 


(दिवा० पर० सिध्यति, सिद्ध, प्रेर०--साधयति 
या सेधयति--इच्छा० सिषित्सति) 1. सम्पन्न होना, 
पुरा होना यत्ने कृते यदि न सिघ्यति कोऽत्र दोषः 

हि० प्र० ३१, उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथेः ३६ 2. कामयाब होना, सफलता प्राप्त 
करना सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः--श० 
७४ 3. पहुंचना, आघात करना, सही पड़ना--श० 
२।५ 4. अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करना 5. सिद्ध होना 
प्रमाणित होना, वेध होना यदि वचनमात्रेणेवाधि- 
पत्यं सिध्यति हि० ३ 6. व्यवस्थित या अभिनिर्णीत 
होना 7. सर्वथा तैयार किया हुआ या पकाया हुआ 
होना 8. विजित या जीता हुआ होना--पंच० २।३६, 
प्र--, 1. सम्पन्न होना, कार्यान्वित होना, सफल होना 

~-शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः-भग० ३।८, 
तपसेव प्रसिध्यन्ति ` मनु० ११।२३१ 2. उपलब्ध या 
अवाप्त होना 3. विख्यात होना, दे० प्रसिद्ध, सम्‌-- 
1. पूरा किया जाना 2. सर्वथा सम्पन्न या क्रियान्वित 
होना, पुरी तरह अनृष्ठित होना 3. आनन्दातिरेक 
प्राप्त करना, प्रसन्न होना--जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ 
ब्राह्मणो नात्र संशयः--मनु० २।८७। 

1 (म्बा० पर० सेघति, सिद्ध, इकारान्त उकारान्त 


( ११०७ ) 


उपसर्गों के पश्चात्‌ 'सिध्‌' के 'सू' को मूर्धन्य “ब्‌ हो 
जाता है) 1. जाना 2. हटाना, दूर करना 3. नियन्त्रण 
करना, रुकावट डालना. रोकना 4. निषेध करना, 
प्रतिषेध करना 5. आदेश देना, समादेश देना, निदेश देना 
6. शुभ निकलता, मंगलमय होना, अप-- दूर करना, 
हटाना संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेघति-मनुं° 
११।१९९, नि--, 1. परे हटाना, रोकना, नियंत्रण 
में रखना, पीछे इृटाना--न्यषेधि झेषोऽप्यनुयायिवगेः 
- रघु० रोड, ३।४२, ५।१८ 2. विरोध करना, 
प्रतिवाद करना, आक्षेप करना--रघु० १४।४३ 
3. प्रतिषेध करना, मना करना-निषिद्धो भाषमाणस्तु 
सुवर्णं दण्डमहुंति-मनु० ८।३६१ 4. पराजित करना, 
जौतना-रघु० १८।१ 5. हटाना, दूर करना, निवारण 
करना-न्यषेधत्पावकास्त्रेण रामस्तद्राक्षसांस्ततः-भद्ठि ० 
१७८७, ११५, प्रति --, 1. रोकना, दूर रखना, 
नियंत्रित करना - मनु० २।२०६, रघु ८1२३ 
2. मना करना प्रतिषेध करना -नृपतेः प्रतिषिद्धमेव 
तत्कृतवान्‌ पंक्तिरयो विलम्ब्य यत्‌ - रघु० ९।७४, 
[प्रति , प्रतिवाद करना, विरोध करना-स्नेहर्च 
निमित्तसव्यपेक्ष्चेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ - मा० १। 

सिध्मम्‌, सिष्मत्‌ (नपुं) [सिघ्‌ू+मन्‌, किच्च | 
1. छाला, ददोरा, खुजली 2. कोढ़ 3. कुष्ठ ग्रस्त 
स्थान । 

सिध्मल [ सिध्म+लच्‌ ] 1. जिसको खुजली हो, कोढ़ 
के चिह्नों से युक्त, कोढी । 

सिध्मा [ सिध्म--टाप्‌ ] 1. छाला, ददोरा, खुजली, | 
युक्त स्थान 2. कोढ़ । 

सिध्यः [ सिघ्‌+णिच्‌--यत्‌ ] पुष्य नक्षत्र । 

सिध्रः | सिघ्‌ --रक्‌ | 1. पवित्रात्मा, पुण्यात्मा 2. वृक्ष । 

सिध्रकावणम्‌ [ सिध्रकप्रवानं वनम्‌, णत्वम्‌, दीघंश्च ] 
दिव्य उद्यानों में से एक उद्यान । 

सिनः [ सि--नक्‌ ] ग्रास, कौर । 
सिनी [ सिन--डीष्‌ ] गौर वर्ण की स्त्री । 

सिनीवाली [ सिनीं श्वेता चन्द्रकलां वलति घारयति, सिनी 
बल्‌-।-अण्‌--ङीप्‌ ] चन्द्रदर्शन से पूर्ववर्ती दिन, प्रति- 
पदा, (जिस दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं देता हे), 
--या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहुः 
ऐ० ब्रा०, या-सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला 
कुहः अमर०। 

सिन्दुकः, सिन्दुवारः [स्यन्द्‌ ‡ उ, संप्रसारण, सिन्दु व्‌ 
अणू] एक वृक्ष का नाम । 

सिन्दूरः [स्यन्द्‌-उरन्‌ सम्प्रसारणम्‌] एक प्रकार का वृक्ष, 
--रम्‌ लाल रंग का सुरमा स्वयं सिन्दूरेण द्विपरण- 
मृदा मुदित इव--गीत० ११, नै० २२।४५। 

सिन्धृः [स्यन्द्‌ ञ-उद्‌ संप्रसारणं दस्य घः] 1. समुद्र, सागर 


2. 'सिंधुनदी के चारों ओर का देश 4. मालवा में 
बहने वाली एक नदी का नाम - मेघ० २९ (यहां पर 
मल्लि० का टिप्पण--सिन्थु नाम नदी तु कुत्रापि 
नास्ति--निरर्थक है)--मा० ४९. (उस स्थान पर 
भांडारकर का नोट देखो) 5. हाथी के सूंड से निकला 
हुआ पानी 6. हाथी के गण्डस्थलों से बहनें वाला दान 
या मद 7. हाथी--(पुं०ब०्व०) बड़ा दरिया या नदी 
पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः-रघु ० १३1९, मेघ ० ४६ । 
सम० ज (वि०) 1. नदी से उत्पन्न 2. समुद्र से 
उत्पन्न 3. सिंघ देश में उत्पन्न, (-जः) चन्द्रमा 
(-जस्‌) सेधा नमक,--नाथः सागर । 

सिन्धुकः, सिन्धुवारः [सिन्धु +-क, == सिन्दुवारः, दस्य घः] 
एक वृक्ष का नाम | 

सिन्धुरः [सिन्धु +र] हाथी । 

सिन्य्‌ (भ्वा० पर० सिन्वति) गीला करना, भिगोना । 

सिप्रः [सप्‌ + रक्‌, पुषो०] 1. पसीना, स्वेद 2. चाँद । 

सिप्रा [सिप्र +टाप्‌] 1. स्त्री की करघनी या तगडी 2. भैस 
3. उज्जयिनी के निकट एक नदी का नाम, दे० 
शिप्रा । 

सिम (वि०) [सि--मन्‌] प्रत्येक, सब, संपूर्ण, समस्त । 

सिम्बा,-बी दे० शिम्बा,-बी । 

सिरः [सि--रक्‌] पीपलामूल की जड़ । 

सिरा [सिर--टाप्‌] 1. शरीर की नलिकाकार वाहिका 
(जैसे कि शिरा, धमनी, नाड़ी आदि) 2. डोलची, 
पानी उलीचने का बर्तन । 

सिब्‌ (दिवा० पर० सीव्यति, स्यूत) 1. सीना, रफ़ू करना, 
तुरपना, टांका लगाना, मनोभवः सीव्यति दुर्यशः 
पटौ- नै० १।८०, मा० ५।१० 2. मिलाना, एकत्र 
करना -स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति 
--उत्तर० ५।१७, अनु नत्थी करना, मिला कर 
जोड़ना । 

सिवरः [सि--क्वरप्‌] हाथी । 

सिषाधयिषा [साघयितुमिच्छा- साघू--सन्‌--अ टापू, 
घातोद्वित्वम्‌] संपन्न करने या क्रियान्वयन की इच्छा 
2. स्थापित करने की इच्छा, सिद्ध करने की इच्छा, 
प्रदर्शित करने की इच्छा । 

सिसृक्षा सिजन सन्‌ अञ-टाप्‌, घातोद्वित्वम्‌] रचना 
करने की इच्छा । 

सिहुण्डः [सो †-कि ==सिः छेदः तं हुण्डते-सि+-हुण्ड्‌+-अण्‌] 
सेहुंड (खेत को बाड़ में लगने वाला कांटेदार दूधिया 
पौधा । 

सिह्नः, सिह्णकः [स्निहञलक्‌ पुषो०, सिह्णत कन्‌] 
गुग्गुल, गंघद्रव्य । 

सिह्लको, सिल्ली [सिह्णक (सिहल) +-डीष्‌| लोबान का 
वृक्ष । 


( ११०८ ) 


सोक्‌ | (म्वा० आ० सीकते) 1. छिड़कना, छोटी छोटी 
बूंदें करके बखेरना 2. जाना, हिलना-जुलना । 
1 (भ्वा० पर०, चुरा० उभ सीकति, सीकयति-ते) 
1. उतावला होना 2. सहिष्णु होना 3. स्पर्श करना । 
सीकरः [सीक्यते सिच्यतेःनेन --सीक्‌--अरन्‌] 1. फुहार 
वर्षा, जलकण पड़ना, फूही पड़ना 2. छौंटे, पानी की 
छोटी छोटी बूंदें, दे० शीकर । 


सीता [सि-त पृषो० दीघे:] 1. हल के चलाने से खेत में 
बनी हुई रेखा, खूड, हल की फाल से खुदी हुई रेखा 
2. जुती हुई या खुडवाली भूमि, हल से जोती हुई 
भूमि-वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ - कु० ५१६१ 3. कृषि, 
खेती जैसा कि 'सीताद्रव्य' में 4. मिथिला के राजा 
जनक की पुत्रो का नाम, राम-की पत्नी का नाम 
[इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि राजा जनक 
ने इसे हुल की फाल द्वारा बने खूड से प्राप्त किया । 
बात यह थी कि सन्तान प्राप्ति की इच्छा से राजा 
ने एक यज्ञ का आरभ किया था, उसकी तैयारी के 
समय उसे हूल चलाते समय सौता खूड में से मिली । 
इसीलिए 'अयोनिजा' या 'घरापुत्री' इसके विशेषण 
हैं। राम के साथ सीता का विवाह हुआ, उनके 
साथ वहू वन में गई। जब रावण उसे बन में से 
उठा कर ले गया ओर उसका सतीत्व भंग करने की 
चेष्टा करने लगा तो-सीता ने उसके इस दुष्ट प्रस्ताव 
को घृणा के साथ ठूकरा दिया। जब राम को इस 
बात का पता लगा कि सीता लंका में हें, तो उसने 
लंका पर चढ़ाई की, रावण और उसकी सेना को 
मार कर सीता का उद्धार किया। राम के द्वारा 
पत्नी के रूप में फिर से स्वीकृत किये जाने से पूवं 
सीता को भीषण अग्नि-परीक्षा में से गुजरना पड़ा । 
यद्यपि राम को उसके सतीत्व पर पूरा विश्वास था 
फिर भी लोकापवाद के कारण उन्होंने सीता का 
परित्याग कर दिया! सीता इस समय गभंवती 
थी । वाल्मीकि ऋषि के रूप में अपने प्ररक्षक को 
पा सीता उन्हीं के आश्रम में रहने लगी वहीं कुश 
और लव नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया वाल्मीकि 
मुनि ने बच्चों का पालन पोषण किया। अन्त में 
वाल्मीकि के द्वारा सौता राम को साँप दी गई ]। 
5. एक देवी का नाम, इन्द्र की पत्नी 6. उमा का 
नाम 7. लक्ष्मी का नाम 8. गंगा की चार घाराओं 
में से एक (पूर्वो धारा) 9. मदिरा । सम०-द्रव्यम्‌ 
खेती के उपकरण, कृषि के औज्ञार-- मनु० ९।२९३, 
जापतिः रामचन्द्र का नाम,--फलः कुम्हड़े की बेल, 
(-लम्‌) कुम्हड़ा । 

सोतानकः (पुं०) मटर । 

सीत्कारः, सीत्कृतिः (स्त्री?) [सीत्‌+कृय-घञ्य्‌, क्तिन्‌ 


वा] सांस ऊपर खींचने का शब्द, सिसकारी, (आह 
भरने या सरदी से ठिठुरने के समय सी-सी करना 
या ममंर ध्वनि)--मया दष्टाघरं तस्याः ससीत्कार- 
मिवाननम्‌-_विक्रम० ४।२१। 

सीत्य (वि०) [सीता~-यत्‌] जोते गये या हल की फाल 
से बने खूडों से मापा गया, -ह्यम्‌ चावल, धान्य, 
अन्न । 

सीद्यम्‌ (नपुं०) आलस्य, शिथिलता, सुस्ती । 

सीधु (पुं०) [सिघ्‌+-उ, पृषो०] राब या गुड़ से बनाई हुई 
शराब, ईख की मदिरा -स्फुरदघरसीधवे तव वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌ --गीत० १०, शि० 
९८७, रघु० १६।५२। सम०--गन्धः बकुलवृक्ष, 
मौलसिरी का पेड़, - पुष्पः 1. कदम्ब का वृक्ष 2. मौल- 
सीरी का पेड,--रस: आम का पेड़, - संज्ञ: मौलसीरी 
का पेड़ । 

सीध्रम्‌ (नपुं०) गुदा, मलद्वार । 

सोपः (पुं०) नाव की शक्ल का यज्ञ-पात्र । 

सोसन्‌ (स्त्री०) [सि+मनिन्‌, नि० दीघं;] 1. सीमा, हद, 
दे० सीमा --सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः - शि० ३५७, 
दे० 'निःसीमन्‌' भी 2. अण्डकोष सीम्नि पुष्कलको 
हतः - सिद्धा० । 

सीमन्तः [सीम्नोऽन्तः, शक० पररूपम्‌] 1. सीमारेखा, 
सीमान्त 2. सिर के बालों की विभाजक रेसा, सिर 
की मांग जिसके दोनों ओर बाल विभक्त हों-सीमन्ते 
च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ - मेघ० ६५, शि० 
८।६९, महावीर० ५।४४। सम० - उन्नयनम्‌ 'बालों 
का विभाजन” बारह संस्कारों में से एक जिसको 
स्तियाँ गर्भाधान के चौथे, छठे या आठवें महीने में 
मनाती हे । 

सीमन्तकः [सोमन्त-कन्‌] विशेष प्रकार के नरक का 
अधिवासी,--क्कम्‌ सिन्दूर । 

सीमन्तयति (ना० घा०, परऽ) 1. बालों को अलग-अलग 
करना 2. मांग निकालना सेनां सीमन्तयन्नरे:-कीति० 
५४४ । 

सीमन्तित ( वि० ) [सीमन्त +-णिच्‌-{ क्त] 1. (बाल 
आदि) विभाजित 2. माँग निकाल कर अलग किये 
हुए समीरसीमन्तितकेतकीकाः ( प्रदेशाः) शि० 
३।८०, रथाङ्गसौमन्तितसान्द्रकर्दमान्‌ (पथः) कि० 
४1१८ 1 

सीमन्तिनी [सीमन्त ]-इनि-]-ङीप्‌] स्त्री, महिला मा स्म 
सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीदृशम्‌ - हि० २1७, मेघ० 
११०, भट्टि ५२२। 

सीमा [ सीमन्‌+डाप्‌ ] 1. हृद, मर्यादा, किनारा, छोर, 
सरहद्द 2. खेत, गाँव आदि की सीमा पर सीमा 
द्योतक टीला या मेंड - सौमां प्रति समुत्पन्ने विवादे 


( ११०९ ) 


--मनु० ८।२४५, याज्ञ० २१५२ 3. चिह्न, सीमान्त 
4. किनारा, तीर, समुद्रतट 5. क्षितिज 6. सीवनी, 
मांग (जसे खोपड़ी की) 7. शिष्टाचार या नीति की 
सीमा, औचित्य की मर्यादा 8. उच्चतम या अधिकतम 
सीमा, उच्चतम बिन्दू, चरमसोमा- सीमेव पद्मासन 
कौशलस्य भट्टि० १।६ 9. खेत 10. ग्रीवा का पृष्ठ 
भाग 11. अण्डकोष । सम० अधिपः पड़ौसी राजा, 
-¬अन्तः 1. सीमारेखा, छोर, सरहद 2. अधिकतम 
सीमा, "पूजनम्‌ 1. गांव की सीमा का पूजन 2. बरात 
के आने पर गाँव की सीमा पर दूल्हे का सत्कार, 
-~उल्लङ्कनम्‌ अतिक्रमण करना, सीमा पार करना, 
सरहद लांघता, - निइचयः सीमान्त या सीमारेखाओं 
के विषय में कानूनी निर्णय,--लिज्भम्‌ सीमा चिह्न, भू 
चिह्न,-वादः सीमा संवंधी झगड़ा, विनिर्णयः सीमा- 
रेखाओं के झगड़ों का फैसला, विवादः सीमासंबंधी 
झगड़ा या मुक्रदमेबाजी, “घर्मः सीमाविषयक झगड़ों से 
संबंध रखने वाला कानून, --वृक्षः वह पेड़ जो सीमा- 
रेखा का काम दे रहा है, -सन्धिः दो सीमाओं का 
मिलन । 

सोमिकः [ स्यम्‌-{-किनन्‌, सम्प्रसारणं, दीर्घश्च | 1. एंक 
वृक्षविशेष 2. बामी 3. चिऊेटी या ऐसा ही छोटा 
कोई जन्तु । 

सीरः | सिञ-रक्‌, पृषो० ] 1. हल सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरभि क्षेत्रमारुह्य मालम्‌ --मेघ० 2. सूर्य 3. आक या 
मदार का पौधा । सम० --ध्वजः जनक का विशेषण, 
~-षाणिः,-भृत्‌ (पु) बलराम के विशेषण, - योगः 
हल में पशु को जोतना, या हल में जुती पशु की 
जोडी । 

सीरकः [सीर+-कन्‌] दे० 'सीर' । 

सीरिन्‌ (पुं०) [सोर इनि] बलराम का विशेषण शि० 
२।२। 

सोलन्दः धः (पुं) एक प्रकार की मछली । 

सोबनम्‌ [सिव्‌ +-ल्युट्‌, नि० दीर्घः] 1. सीना, तुरपना, टांका 
लगाना 2. जोड़, सन्धिरेखा (जैसे खोपड़ी की) । 

सीवती [सीवत--डीपू] 1. सुई 2. लिगमणि का सन्धि- 
शोथ । 

सीसम्‌, सोसकम्‌, सीसपत्रकम्‌ [सि+-क्विप्‌, पृषो० दीघ: 
=सी, सो -कऱ्स्स, सी--स कर्म स०; सीस 
कन, सीस+पत्रक] सीसा,--मालवि० ५1१४४, 
याज्ञ० १।१९० | 

सीहुण्ड; [>-सिह॒ण्ड, पृषो ० | सेहुड (बाड़ लगाने का एक 
कांटेदार पौधा) । 

सु । (म्वा० उभ० सुवति-ते) जाना, हिलना-जुलना । 

11 (म्वा० अदा० पर० सवति, सौति) शक्ति या सर्वो- 

परि सत्ता धारण करना । 


11. (स्वा० उभ० सुनोति, सुनृते, सुत, इकारान्त या उका- 
रान्त उपसर्गो के पश्चात्‌ घातु के स्‌ को मूधन्य ष्‌ हो 
जाता हैं) 1. भींचना, दबा कर रस निकालना 
2. अकं खींचना 3. उडेलना, छिड़कना, तर्पण करना 
4. यज्ञानुष्ठान करना, सोमयज्ञ करना 5. स्नान 
करना, इच्छा० (सुषूसति-ते) । अभि-, 1. सोमरस 
निकालना 2. मिलाना, मिश्रण करना, गड्डमड्ड 
करना --यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभेः-मनु ० 
५।१० 3. छिड़कना --भट्रि ९१९०, उद्‌ -- उत्तेजित 
करना, विक्षुब्ध करना, प्र-, पैदा करना, जन्म देना । 


सु (अव्य०) [सु+डु] एक निपात जो कर्मधारय और 
बहुब्रीहि समास बनाने के लिए संज्ञा शब्दों से पूर्व 
जोड़ा जाता है, विशेषण और क्रियाविशेषणों में भी 
जुड़ता है। तिम्तांकित इसके अर्थ हैं. 1. अच्छा, 
भला, श्रेष्ठ यथा 'सुगन्धि? में 2. सुन्दर, मनोहर-यथा 
'सुमध्यमा, सुकेशी' आदि में 3. खूब, सवंथा, पूरी 
तरह, ठीक प्रकार से - सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः 
सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः । सुदीधंकाले- 
ऽपि न याति विक्रियाम्‌ - हि» १।२२ 4. आसानी 
से, तुरन्त यथा 'सुकर और सुलभ' में 5. अधिक, 
अत्यधिक, बहुत अधिक--यथा “सुदारुण और 
सुदीघ आदि । सम० अक्ष (वि०) 1. अच्छी 
आँखों वाला 2. उग्र और तेज अंगों वाला,--अङ्ू 
(वि०) सुडौल, मनोहर, प्रिय,--अच्छ (वि०) दे० 
शब्द के नीचे,-- अन्त (वि०) जिसका अंत भला हो, 
अच्छी समाप्ति वाला, - अल्प, अल्पक (वि०) दे० 
शब्द के नीचे, - अस्ति,--अस्तिक दे० शब्द के नीचे, 
--आकार,--आकृति (वि०) सुनिमित, मतोहर, 
सुन्दर, आगत दे० शब्द के नीचे,--आभास (वि०) 
बड़ा शानदार व प्रसिद्ध कि० १५।२२,-इष्ट 
(वि०) भली भाँति किया गया यज्ञ, "कृत्‌ (पुं०) 
अग्नि का एक रूप. उक्त (वि०) अच्छा बोला 
हुआ, खूब कहा हुआ-अथवा सूक्तं खलु केनापि-वेणी० 
३, (--क्तम्‌) अच्छी या समझदारी की उक्ति 
--नेतुं वाञ्छति यः खलान्‌ पथि सतां सूक्ते: सुघास्य- 
न्दिभिः. भर्तु० २।६, रघु० १५।९५ 2. वेदिक भजन 
या सूक्त यथा “पुरुषसूक्त, आदि, “दशिन्‌ (पं०) 
मंत्रद्रष्टा, वैदिक ऋषि, “बाच्‌ (स्त्री) 1. भजन 
2. स्तुति का शब्द, उक्तिः (स्त्री) 1. अच्छा या 
सौहार्दपूर्ण भाषण 2. अच्छा या चातुयंपूर्ण कथन 
3. शुद्ध वाक्य, उत्तर (वि०) 1. अतिश्रेष्ठ 2. उत्तर 
दिशा की ओर, उत्थान (वि०) खूब प्रयत्न करने 
वाला, बलशाली, फुर्तीला, (--नम्‌) प्रबल प्रयत्न या 
उद्योग,--उन्मव,- उन्माद (वि०) बिल्कुल पागल, 
दीवाना,--उपसदन (वि०) जिसके पास पहुँचना 


( १११० 


आसान हो, उपस्कर (वि०) अच्छे उपकरणों से 
युक्‍त, कण्डुः खुजली,--कन्दः 1. प्याज 2. आलू, 
कचाळू, शकरकंद आदि कंद 3. एक प्रकार का घास, 
कन्दकः प्याज,--कर (वि०) (स्त्री० रा-री) 
1. जो आसानी से किया जा सके, क्रियात्मक, काय, 
--वक्‍्तुं सुकरं, कतुँ (अध्यवसितुम्‌) दुष्करम्‌-वेणी० 
३, 'करने की अपेक्षा कहना आसान है! 2. जिसका 
प्रबंध आसानी से किया जा सके, ( रा) सुशील गौ, 
(--रस्‌) दान, परोपकार,--कर्मन्‌ (वि०) 1. जो 
अच्छे कार्य करता हूँ, पुण्यात्मा, भला 2. सक्रिय; 
परिश्रमी, (पुं०) विश्वकर्मा का नाम, कल (वि०) 
(वि०) (धन को) उदारता पूर्वक देने तथा सदुपयोग 
करने में जिसने कीति अजित कर ली हो, काण्डिन्‌ 
(वि०) 1 सुन्दर वृंतों से युक्त 2. सुंदरता के साथ 
जुड़ा हुआ, (पुं०) भौरा, कुन्दकः प्याज,-कुमार 
(वि०) 1. मृदु, सुकुमार, कोमल 2. सौंदर्यं युक्त 
तरुण, (---रः) 1. सुन्दर युवक 2. एक प्रकार का 
गन्ता, -- -कुमारकः 1. सुन्दर तरुण 2. 'शालि' चावल, 
( कम्‌) तमालपत्र, कृत्‌ (वि०) 1. भला करने 


बाळा, उपकारी 2. पवित्रात्मा, गुणसंपन्न, धर्मात्मा 
3. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 4. भाग्यशाली, क्रिस्मत वाला 
5. अच्छे यज्ञ करने वाला, (पुं) 1. कुशल कर्मकर 
2. त्वष्टा का नाम,--कृत (वि०) भली-भांति किया 
हुआ 2. सर्वथा किया हुआ 3. खूब किया हुआ या 
सुरित 4. जिसके साथ क्ृपापूर्वक व्यवहार किया 
गया हो, सहायता दिया गया, मित्रता के सूत्र में 
आवद्ध 5. सद्गुणी, धर्मात्मा, पवित्रात्मा 6. भाग्य- 
शाली, किस्मत वाला, (- तम्‌) कोई भी भला या 
अच्छा कार्य, कृपा, अनुग्रह, सेवा-नादत्ते कस्यचित्पापं 
न चैव सुकृतं विभुः-भग० ५।१५, मेघ० १७ 
2. सद्गुण, नेतिक या धामिक गुण-स्वर्गाभिसन्धि- 
सुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे - कु० ६।४७, तच्चिन्त्यमानं 
सूकृतं तवेति-रघु० १४।१६ 3. सौभाग्य, मांगलिकता 
4. प्रतिफल, पुरस्कार, कृतिः (स्त्रीश) 1. कृपा, 
सद्गुण 2. तपस्या करना,- कृतिन्‌ (वि०) 1. भलाई 
करने वाळा, कृपापूर्वक व्यवहार करने वाला 2. सद्‌- 
गुणसम्पन्न, पवित्रात्मा, भला, घर्मात्मा-सन्तः सन्तु 
निरापदः सुकृतिनां कीतिर्चिरं वर्धताम्‌ हि० शा 
१३२, भग० ७।१६ 3. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 4. परोपकारी 
5. भाग्यशाली, किस्मत वाला,-- केश (स) रः गल्गल 
का पेड़, क्रतुः 1. अब्नि का नाम 2. शिव का नाम 
3. इन्द्र का नाम 4. मित्र और वरुण का नाम 5. सूर्य 
का नाम,--ग (वि०) 1. सजीली चाल चलने 
वाला 2. शोभन, ललित 3. सुगम्य --पंच० २।१४१ 
4. बोधगम्य, आसानी से समझे जामे योग्य (विप० 


) 


दुर्ग) (-गम्‌) 1. विष्ठा, मल 2. प्रस्ता, गत 
(वि०) 1. भली-मांति किया हुआ 2. भली-भांति 
प्रदान किया हुआ, (तः) बुद्ध का विशेषण, गन्धः 
1. खुशबू, अच्छी गंध, गन्धद्रव्य 2. गन्ध 3. व्यापारी, 
(-धम्‌) 1. चन्दन 2. जीरा ३. नील कमल 4. एक 
प्रकार का सुगन्धित घास (-धा) पवित्र तुलसी, 
- गन्धकः 1. गन्धक 2. लाल तुलसी 3. सन्तरा 4. एक 
प्रकार की खोकी, गन्धि (वि०) 1. मधुर गन्ध 
वाला, खुशबूदार, सुरभित 2. सद्गुणों से युक्त, पवि- 
त्रात्मा, (-धिः) 1. गंधद्रव्य, सुरभि 2. परमात्मा 
3. एक प्रकार का मधुगन्ध वाला आम (-नपुं०-थि) 
1. पिप्परामूल 2. एक प्रकार का सुगन्धित घास 
3. घनिया, “त्रिफला 1. जायफल 2. लोंग,-- गन्धिकः 
1. धूप 2. गन्धक 3. एक प्रकार का (बासमती) 
चावल, (-कम्‌) सफेद कमल,--गम (वि०) 1. जहाँ 
आसानी से पहुँचा जाय, सुलभ 2. आसान 3. सरल, 
बोधगम्य, - गहना यज्ञस्थान को. अस्पृश्यादि के संपर्क . 
से बचाने के लिए बनाया गया घरा, “वृत्तिः दे० 
ऊपर का शब्द, गृह (वि०) (स्त्री०-ही) सुन्दर 
घर वाला, भली भांति रहने बाळा- सुगृही निर्गृही 
कृता पंच० १।३९०, गृहीत (वि०) 1. भली 
भांति पकड़ा हुआ, अच्छी तरह समझा हुआ 2. समू- 
चित रूप से या शुभ रीति से प्रयुक्त, “नामन्‌ (वि० 
1.-वह जिसका नाम मांगलिक रूप से लिया जाय, 
या जिसका नाम लेना (बलि, युधिष्ठिर आदि) 
शुभ समझा जाय, प्रातः स्मरणीय, सम्मानपूर्वक नाम 
लेने की रीति को द्योतन करने वाला शब्द --सुगृहीत- 
नाम्नः भट्टगोपालस्य पौत्र:---मा० १,-- ग्रासः स्वादिष्ट 
कौर या निवाला--ग्रीव (वि०) अच्छी गर्दन वाला, 
(-वः) 1. नायक 2. हंस 3. एक प्रकार का शस्त्र 
4. सुग्रीव जो वालि का भाई था ( कबन्ध की 
बात मान कर राम सुग्रीव के पास गये। सुग्रीव 


ने बतलाया कि किस प्रकार उसके भाई वालिने 
उसके साथ दुर्व्यवहार किया । साथ ही अपनी पत्नी 
का उद्धार करवाने के लिए राम से सहायता मांगी । 
स्वयं सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की कि में भी आपकी 
पत्नी सीता का उद्धार करवाने में आपकी सहायता 
करूंगा । फलतः राम ने वालि को मार गिराया, 
सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया। तब सुग्रीव ने 
अपनी वानर सेना साथ लेकर राम का साथ दिया 
जिससे कि रामने रावणको मार कर सीताधका 
उद्धार किया), ९ईश्ञः राम का नाम,_-ग्ल (वि०) 
बहुत थका हुआ, श्रान्त,--चक्षुस्‌ (विंश) अच्छी 
आंखों वाला, भली भांति देखने: वाला, (पुं०) 1. विवेक- 
शील, या बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, विद्वान्‌ पुरुष 2. गूलर 


( ११११ 


का पेड, चरित, चरित्र (वि०) अच्छे आचरण 
वाला, शिष्टाचारयुक्त (-तम्‌,--त्रम्‌) 1. सदाचार, 
अच्छा चालचलन 2. गुण तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं 
प्रतनु--श० ६११, (-ता,-त्रा) सदाचारिणी, 
पतिब्रता, और सती साध्वी स्त्री,--चित्रकः 1. राम- 
चिरेया, एक पक्षी 2. चीतल सांप, - चित्रा एक प्रकार 
की लौकी, चिन्ता गहनचिन्तन, गम्भीर,--चिरस्‌ 
(अव्य०) दीर्घं काल तक, बहुत देर तक, चिरायुस्‌ 
(पुं०) सुर देवता, जनः 1. भला पुरुष, सद्गुणी, 
परोपकारी 2. सज्जन,--जनता 1. भलाई, नेकी, 
परोपकार, सदगुण-ऐश्वर्यस्थ विभूषणं सुजनता--भतुँ० 
२८२ 2. भले पुरुषों का समूह, --जन्मन्‌ (वि०) 
सत्कुलोत्पन्न, कुलीन,-या कौमुदी नयनयो भवतः सुजन्मा 
--मा० १।३४,--जल्पः अच्छी वाणी,--जात (वि०) 
1. उच्चकुलोत्पन्नं 2. सुन्दर, प्रिय. -मा० १।१६, 
रघु० ३।८,-तनु (वि०) 1. सुन्दर शरीर वाला 
2. अत्यन्त सुकुमार, दुबला-पतला 3. कृशकाय, दुर्वेल- 
शरीर, (स्त्री० - नुः -नूः) कोमलाङ्गी, सुन्दरशरीर 
एताः सुतनु मुखं ते सख्यः पश्यन्ती हेमकूटगताः 
--विक्रम० १1११, --तपस्‌ (वि०) 1. जो घोर तपस्या 
करता हो 2. अतिशय तापयुक्त (पुं०) 1. संन्यासी, 
भक्त, साधु, वैरागी 2. सूय, (नपुं) कठोर साधना 
--तराम्‌ (अव्य०) 1. अपेक्षाकृत अच्छा, अधिक 
श्रेष्ठ ढंग से 2. अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बहुत 
ज्यादह-तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्मभामण्डलया 
चकाशे कु० १।२४, सुतरां दयालुः रघु० २।५३, 
४९, १८२४ 3. और अधिक, और भी ज्यादह 
-- मय्यप्यवस्था न ते चेत्त्वयि मम सुतरामेष राजन्‌ 
गतोऽस्मि -भतुँ० ३।३०, तर्दनः कोयल,--तलम्‌ 


1. 'अत्यन्त गहराई! भूमि के नीचे सात लोकों में से. 


एक, दे० 'पाताल' 2. किसी बड़े भवन की बुनियाद, 
--तिक्तकः मूंगे का पेड़, तीक्ष्ण (वि०) 1. बहुत 
तेज 2. अत्यंत तीखा 3. बहुत पीडाकारक, (क्ष्णः) 
1. सहिजन का पेड़ 2. एक ऋषि का नाम नाम्ना 
सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः रघु० १३।४१, “दशनः शिव 
का विशेषण, - तीर्थः 1. अच्छा गुरु, 2. शिव का नाम, 
--तुङ्कः (वि०) बहुत ऊंचा या लंबा, (-गः) नारियल 
का पेड़, - दक्षिण (वि०) 1. अत्यन्त निष्कपट व खरा 
2. बहुत उदार, यज्ञ में खूब दक्षिणा देने वाला-पंच० 
१।३०, (-णा) दिलीप राजा की पत्ती का नाम, 
---तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा । पत्नी सुद- 
क्षिणेत्यासीत्‌ - रघु० १।३१, ३।१, दण्डः बेत, दत्‌ 
(वि०) (स्त्री) तो) अच्छे दांतों वाला,---दन्तः 
1. अच्छा दांत 2. अभिनेता, नतक, नट, ( ती) 
परिचिमोत्तर दिशा की दिक्करिणी, - दर्शन (वि०) 


) 


(स्त्री ०-ना;-नी) 1. प्रियदर्शन, सुंदर, मनोहर 2. जो 
आसानी से दिखाई दे ( -नः) 1. विष्णु का चक्र, 
जैसा कि “कृष्णोप्यसुदर्शन: का० 2. शिव का नाम 
3. यिद्ध, (नम्‌) जंबू द्वीप का नाम, दश्वा 
1. सुन्दर स्त्री 2. स्त्री 3. आदेश, आज्ञा 4. एक 
प्रकार की बूटी, दा (वि०) यथेष्ट, दामन्‌ (विष) 
जो उदारता पूर्वक देता है (पुं०) 1. बादल 2. पहाड़ 
3. समुद्र 4. इन्द्र के हाथी का “नाम 5. एक दरिद्र 
ब्राह्मण का नाम जो अपने मित्र कृष्ण से मिलने के 
लिए. भुने चावलों की भेंट लेकर, द्वारकापुरी गया 
था तथा जिसे श्रीकृष्ण ने फिर धनधान्य और कीति 
से सम्पन्न किया,- दायः 1. मांगलिक उपहार 
2. विशिष्ट अवसरों पर दिया जाने वाला विशेष 
उपहार,--दिनस्‌ 1. आनन्दप्रद शुभ दिवस 2. अच्छा 
दिन, अच्छा मौसम (विप० दुदिन), इसी प्रकार 
“सुदिनाहम्‌' इसी अर्थ में, दोघे (वि०) बहुत लबा 
या विस्तृत ( र्घा) एक प्रकार की लकड़ी दुलेभ 
(वि०) अत्यंत दुष्प्राप्य या विरल, हूर (वि०) 
बहुत दूर स्थित या दूरवर्ती (सुरम्‌ 1. बहुत दूर 
2. बहुत ऊंचाई तक, अत्यधिक, सुदूरात्‌ दूर से, 
फासले से),-दृश्‌ (वि०) सुन्दर आँखो वाला, 
(रत्री०) सुन्दर स्त्री,--धन्वत्‌ (वि०) बड्या धनुष 
को धारण करने वाला, (--पुं०) 1. अच्छा तीरंदाज़ 
या धनुर्धारी 2. विश्वकर्मा का नाम धर्मन्‌ (लि०) 
कर्तव्यपरायण (स्त्री) देव परिषद्‌, देवसभा, घर्मा, 
-- धर्मी देवसभा ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां 
सभाम्‌--रघु० १७।२८, धी (वि०) अच्छी समझ 
वाला, बुद्धिमान्‌, चतुर, प्रतिभाशाली, (--धीः) 
बुद्धिमान्‌ या प्रतिभाशाली पुरुष, विद्वान्‌ पुरुष या 
पंडित, (स्त्री?) अच्छी समझ, भला ज्ञान, प्रज्ञा, 
उपास्यः 1. एक विशेष प्रकार का महल 2. कृष्ण 
के सेवक का नाम, ( स्थम्‌) बलराम का मुद्गर, 
_.. उपास्या 1. स्त्री 2. उमा या उसकी कोई सखी 
3. एक प्रकार का रंजक, - नन्दा स्त्री, नयः 3. अच्छा 
चालचलन 2. अच्छी नीति, नयन (वि०) सुन्दर 
आँखों वाला, ( नः) हरिण, (-- ना) 1. सुन्दर 
आखों वाली स्त्री 2. सामान्य स्त्री, नाभ (वि०) 
सुन्दर नाभि वाला 2. अच्छे नाह या केन्द्र बाला, 
(भः) 1. पहाड़ 2. मैनाक पहाड, निभृत (वि०) 
बिल्कुल अकेला, निजी, (अव्य० तम्‌) चुपचाप, 
छिपे-छिपे, सट कर, निजी रूप से, निश्चलः शिव 
का विशेषण,--नीत (वि०) अच्छे आचरण वाला, 
शिष्टाचार युक्त 2. नम्र, विनयो ( -तम्‌) 1. अच्छा 
चालचलन, शिष्ट आचरण 2. अच्छो नीति, दूरदशिता 
_ नीतिः (स्त्री०) 1. अच्छा आचरण, शिष्टाचार, 


( १११२ ) 


औचित्य 2. अच्छी नीति 3. ध्रुव की माता का नाम, 
“नीथ (वि०)अच्छे स्वभाव वाला, सदाचारी, धर्मात्मा, 
सद्गुणी, भळा,(-थः)1. ब्राह्मण 2. शिशुपाल का नाम, 

नोल (वि०) बिल्कुल काला, या नीला, (-लः) 
अनार का पेड, (-ला) सामान्य सन का पौधा, -- नेत्र 
(वि०) सुन्दर आंखों वाला, -पकव (वि० ) 1. अच्छा 
एका हुआ 2. सर्वथा परिपक्व या पका हुआ (-क्वः) 
एक प्रकार का सुगन्धित आम, पत्नी वह स्त्री 
जिसका पति भद्रपुरुष हो, पथः 1. अच्छी सड़क 
2. मुमार्ग 3. अच्छा चालचलन,--पथिन्‌ (पुं) 
{कुँ ए० व० --सुपन्याः) अच्छी सड़क, पर्ण 
(वि०) (स्त्री०--र्णा,--र्णी) 1. अच्छे पंखों वाला 
2. सुन्दर पत्तों वाला, (-णेः) 1. सूर्यं की किरण 
2. अधंदिव्य चरित्र के पक्षियों जैसे प्राणी, देवगन्धर्व 
3. अळोकिक पक्षी 4. गरुड का विशेषण 5. मुर्गा, 
-पर्णा, पर्णो (स्त्री) 1. कमलों का समूह्‌ 
2. कमलो मे भरा ताल 3. गरुड़ की माता का नाम, 

पर्याप्त (वि०) 1. बहुत विस्तार युक्त 2. सुयोग्य 
“पर्बन्‌ (वि०) अच्छे जोड़ों या संधियों वाला, 
जिसमें बहूत से जोड़ या ग्रत्थियां हों, (पुं) 1. बाँस 
2. वाण 3. मुर, देवता 4. विश्लेष चान्द्र दिवस 
(प्रत्यक मास को पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी और 
जलदो) 5. धूआं,--पात्रम्‌ 1 अच्छा या उपयुक्त 
बनन, योग्य भाजन 2. योग्य या सक्षम व्यक्ति, किसी 
पद के समुपयुकत व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, पाद्‌ (स्त्री० 
पाड, -पदी; अच्छे या सुन्दर पैरों वाली, पाइवंः 
याकड का पेड, प्लक्ष, पीतम्‌ गाजर, (-तः) पांचवां 
मटन. (-पुंसी) बह स्त्री जिसका पति भला व्यक्ति 
77, पुष्प (वि०) (स्त्री०--ष्पा, ष्पी) अच्छे 
एल वाला. ( ख्पः) मूँगे का पेड ( ष्पम्‌) 
1. डॉग 2. म्त्रीरज, प्रतर्कः स्वस्थ विचार, -प्रतिभा 
मारता, प्रतिष्ठ (वि०) 1. भली-भांति खड़ा हुआ 
२. बहुत प्रसिद्ध, विश्रुत, कीतिशाली, विख्यात, 
( छठा) 1. अच्छी स्थिति 2. अच्छा मान, प्रसिद्धि, 
ख्याति 3. स्थापना, निर्माण 4. मूर्ति आदि की 
स्थापना, अभिषेक, प्रतिष्ठित (वि०) 1. भली-भांति 
स्थानि, 2. अभिषिक्त 3. विख्यात, (-तः) गूलर 
: अतिष्णात (वि०) 1. सर्वथा पवित्रीकृत 
केसी विषय का अच्छा जानकार, प्रतीक (वि०) 
फदर आक्रति वाला, प्रिय, मनोहर 2. सुन्दर 
म्न्य वाळा, ( कः) 1. कामदेव का विशेषण 
शिव का विशेषण 3. पदिचिमोत्तर दिशा का 
प्रपाणम्‌ अच्छा ताल, प्रभ (वि०) बड़ा 
प्रतिभाशाली, यशस्वी, ( भा) अग्नि की सात 
जाओ में से एक, प्रभातम्‌ 1. शुभ प्रभात, मंगल- 


~ 


| 


मय प्रातः काल - दिष्ट्या सुप्रभातमद्य यदयं देवो 
दृष्टः - उत्तरण ६ 2. प्रातः कालीन ऊषा, प्रयोगः 
1. अच्छा प्रबन्ध, भली-भांति काम में लाया जाना 
2. दक्षता,-प्रसाद (वि०) अति करुणामय, कृपा- 
निधि, | बः) शिव का नाम, प्रिय {वि०) अत्यंत 
प्रिय, रुचिकर, ( या) 1. मनोहारिणी स्त्री 2. प्रेयसी, 
फल (वि०) 1. अत्यन्त फल देने वाला, बहुतः 
उत्पादक 2. बहुत उपजाऊ, (- लः) 1. अनारे का 
पेड 2. बेरी का पेड़ 3. एक प्रकार का लोबिया, 
(ल्म) 1. कद्दू, लोकी 2. केले का पेड़ 3. भूरे 
रंग का अंगूर, - बन्धः तिल, ब्ल (वि० ) अत्यन्त 
शक्तिशाली, (-लः) शिव का नाम, बोध (वि०) 
जो आसानी से समझा जाय, (-धः) भला समाचार 
या उपदेश,-- ब्रह्मण्यः 1. कातिकेय का विशेषण 2. यज्ञ 
में वरण किये गये सोलह पुरोहितों में एक,--भग 
(वि०) 1. अत्यन्त भाग्यवान्‌ या समु द्विशाली, प्रसन्न, 
सौभाग्यशाली, अत्यन्त अनुगृहीत 2. प्रिय, मनोहर, 
सुन्दर, मनोरम - न तु ग्रौष्मस्येवं सुभगमपराद्धं 
युवतिषु-श० ३।९, कु० ४1३४, रघु० ११।८० मा० ९ 
अ सुहावना, कृताथं, रुचिकर, मघुर--श्रवणसुभग 
-_मालवि० ३।४, श० १३ 4. प्रियतम, इष्ट, 
स्नेही, प्रिय--सुमुखि सुभगः पश्यन्‌ स त्वामृपेतु 
कृतार्थताम्‌ गीत० ५ 5. श्रीमान्‌, (-गः) 1. सुहागा 
2. अशोक वृक्ष 3. चम्पक वृक्ष ८. लाल कटसरैया, 
सदाबहार, (-गम्‌) अच्छा भाग्य मानिन्‌, सुभगंसन्य 
(वि०) अपने आपको सौभाग्यशाली मानने वाला, 
सुशील हितकर -वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यभावः 
करोति- -मेघ० ९४,- भगा 1. पति की प्रियतमा, 
प्रेयसी 2. सम्मानित माँ 3. वनमल्लिका 4, हल्दी 
5. तुलसी का पौधा, “सुतः पतिप्रिया पत्नी का पुत्र 
- भद्धः नारियल का पेड, भत्र (वि०) अत्यानन्दित 
या सौभाग्यशाली, (--द्रः) विष्णु का नाम ( द्रा) 
बलराम और कृष्ण की बहन का नाम जिसका विवाह 
अर्जुन के साथ हुआ था । उससे अभिमन्यू नाम का 
पुत्र पैदा हुआ, भाषित (वि०) 1. भली भाँति कहा 
गया, सुन्दर रूप से कहा गया 2. सुन्दर भाषण 
करने वाला, वाग्मी, (-- तम्‌) 1. सुन्दर भाषण, 
वाग्मिता, अधिगम-जीर्णमङ्गे सुभाषितम्‌-भत ० ३।२ 
2. नीतिवाक्य, सूक्ति, समृपयुक्त कथन सुभाषितेन 
गीतेन युवतीनां च लीलया । मनो न भिद्यते यस्य 
स तै मुक्तोऽथवा पशुः सुभा० 3. अच्छी उक्ति 
--बालादपि सुभाषितं (ग्राह्यम्‌ ), भिक्षम्‌ 1. अच्छी 
भिक्षा, सफल याचना 2. अन्न की बहुतायत, अनाज 
घान्यादिक की प्रचुर राशि, अन्नसंभरण,-श्रू (वि०) 
सुन्दर भौंह वाला (स्त्री०--भ्रूः) मनोज्ञ स्त्री (इस 


( १११३ 


शब्द का संबोघन-ए० व० --सुश्रू: बनता हे, परन्तु 
भट्टि, कालिदास और भवभूति जसे लेखको ने सुन्नु 
का प्रयोग किया है. तु० भट्टि० ६११, कु० ५४३, 
मा० ३।८), मति (जि०) बहुत बुद्धिमान्‌ (स्त्री 
तिः) 1. अच्छा मन या स्वभाव, कृपा, परोपकार, 
सौहादं 2. देवों का अनुग्रह 3. उपहार, आशीर्वाद 
4. प्रार्थना, सूक्त 5. कामना, इच्छा 6. सगर की 
पत्नी का नाम जो साठ हजार पुत्रों की माता थी, 
मदनः आम का वृक्ष, मध्य,--मध्यम (वि०) 
पतली कमर वाला, -मध्या, - मध्यमा मनोरम स्त्री, 
-मन (वि) बहुत आकर्षक, प्रिय, सुन्दर (- नः) 
1. गेहूँ 2. धतूरा (- ना) फूलों से लदी चमेली, 
मनस्‌ (वि०) 1 अच्छे मन वाला, अच्छे स्वभाव 
का, उदार 2. खूब प्रसन्न, संतुष्ट, (पुं०) 1. देव, 
देवता 2. विद्वान्‌ पुरुष 3. बेद का विद्यार्थी 4. मेंहूँ 
5. नीम का वृक्ष (स्त्री०, नपुं०--कुछ विद्वानों के 
अनुसार केवल ब० व० में प्रयोग) फूल - रमणीय 
एष बः सुमनसां संनिवेश:--मा० १, (यहाँ संख्या १ 
में दिया गया विशेषणपरक अथं भी अभिप्रेत है ),-कि 
सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभृता 
मृगेण -रस०, लि० १1६६, "फलः कंथ, "फलम्‌ 
जायफल, - मित्रा दशरथ की एक पत्नी और लक्ष्मण 
तथा शत्रुघ्न की माता का नाम,-मुख (वि०) (स्त्री० 
~ ख्वा, -खी) 1. सुन्दर चेहरे वाला, प्रिय 2 सुहा- 
वना 3. निर्वेतित, आतुर कि० ६।४२, (- खः) 
1. विद्वान्‌ पुरुष 2. गरुड का विशेषण 3. गणेश का 
विशेषण 4. शिव का विशेषण, ( खम्‌) नाखून की 
खरांच ( खा खी) 1. सुन्दर स्त्री 2. दपण, 
--मूलकम्‌ गाजर, - मेधस्‌ (वि०) अच्छी समझ रखने 
वाला, बुद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली (पु०) बुद्धिमान्‌, पुरुष, 
= मेदः 1. 'मुमेरु' नाम का पवित्र पर्वत 2. शिव का 
नाम, यवसम्‌ सुंदर घास, अच्छी चरागाह,---योधनः 
दुर्योधन का विशेषण, --रक्तकः 1. गेरु 2. एक प्रकार 
का आम का पेड़, रङ्कः 1. अच्छा रंग 2. संतरा 
धातुः गेरु,--रञ्जन; सुपारी का पेड, रत (वि०) 
1. अति प्रमोदी 2. क्रीडाशील 3. अत्यधिक अनुरक्श 
4. करुणामय. सुकुमार, ( तम्‌) 1. बड़ी प्रसन्नता, 
अत्यानन्द 2. संभाग, मैथुन, रतिक्रिया सुरतमृदिता 
बालवनिता --भर्तृ ० २४४, “ताली 1. दूती, कुट्टनी 
2. शिरोभूषण, सिर की माला, “प्रसंगः कामकेलि में 
व्यसन कु? १।१९,-रतिः (स्त्रीश) भोग- 
विलास, आनन्द, मञे,-रस (वि०) 1. अच्छे रस 
वाला, रसीला, मजेदार 2. मधुर 3. ललित 
(रचना), ( सः, सा) सिधुवार पौधा ( सा) 
दुर्गा का नाम,-रूप (वि०) 1. अच्छा बना 
१४० 


) 


हुआ, सुंदर, मनोहर--सुरूपा कन्या 2. बुद्धिमान, 
विद्वान्‌ ( - घः) शिव का विशेषण,--रेभ (वि०) 
अच्छी आवाज वाला--कि० १५।१६, (--भम्‌) टीन, 
जस्त,--लक्षण (वि०) 1. शुभ व सुन्दर लक्षणों से 
युक्‍त 2. भाग्यशाली, (- णम्‌) 1. निरीक्षण, सुपरी- 
क्षण, निर्धारण, निश्चयन 2. अच्छा या शुभ चिह्न, 

लभ (वि०) 1. जो आसानी से मिल सके, सुप्राप्य, 
प्राप्य, सुकर-न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा विक्रम» 
२।९, इदमसुलभवस्तु प्रार्थना दुनिवारम्‌-२।६ 
2. तत्पर, अनुकूल बना हुआ, योग्य, उपयुक्त--निष्ठ- 
यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ -श० 
४।५ 3. स्वाभाविक, समुपयुक्त- मानुषतासुलभो 
लघिमा-का०, “कोप (वि०) जो शीघ्र कद्ध हो 
जाय, जो आसानी से भड़काया जा सके, लोचन 
(वि०) सुन्दर आंखों वाला, (--नः) हरिण, (-ना) 
सुन्दर स्त्री, - लोहकम्‌ पीतल,-- लोहित (वि०) 
गहरा लाल, (- ता) अग्नि की सात जिहवाओं में 
से एक,-भक्त्रम्‌ 1. सुन्दर चेहरा या मुख 2. शुद्ध 
उच्चारण, वचनम्‌, --वघस्‌ (नपृं०) वाग्मिता, 
--बवचिक:,-- का सज्जी, क्षार,--वणे दे० शब्द के 
नीचे, बह (वि०) 1. सहनशील, सहिष्णु 2. घेयं- 
वान्‌, झेलने बाला 3. जो आसानी से ले जाया जा सके, 
--वासिनी 1. विवाहित या एकाकिनी स्त्री जो अपने 
पिता के घर रहती है 2. विवाहिता स्त्री जिसका पति 
जीवित है, - बिक्रान्त (वि०) बहादुर, साहसी, शूर 
(--तम्‌) शोयं,--विद्‌ (पुं०) विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति (स्त्री) बुद्धिमती या चतुर स्त्री,--बिदः 
अन्तः पुर का सेवक, विदन्‌ (१०) राजा,--विदल्लः 
अन्तः पुर का सेवक ('सौविदल्ल' का अशुद्ध रूप) 
(--ल्लम्‌) अन्तः पुर, रनिवास,--विइल्ला विवाहित 
स्त्री।--विध (वि०) अच्छी प्रकार का,--विधम्‌ 
(अव्य०) आसानी से, विनीत (वि०) भली-भाँति 
प्रशिक्षित, विनयी, ( ता) सुशील गाय, विहित 
(वि०) 1. भली भाँति रक्खा हुआ, अच्छी तरह जमा 
किया हुआ 2. सुव्यवस्थित, सुसंभूत, खाद्यसामग्री से 
युक्त, भली-भाँति क्रमबद्ध --सुविहितयोगतया आयंस्य 
न किमपि परिहास्यते--श० १, कलहंसमकरन्दप्रवे- 
शावसरे तत्‌ सुविहितम्‌ - मा० १, वी (बी) ज 
(वि०) अच्छे बीजों वाला (- जः) 1. शिव का 
नाम 2. खसखस (--जम्‌ ) अच्छा बीज, वीराम्लम्‌ 
कांजी,--वीर्ये (वि०) 1. अति बलशाली 2. शौयंबल 
युक्त, शूरवीर, पराक्रमी, ( यम्‌) 1. अतिशौर्य 
2. शुरवीरों की बहुतायत 3. बेर का फल, (-- था) 
जंगली कपास, --वृत्त (वि०) 1. शिष्टाचार युक्त, 
सद्गुणी, नेक, भला, --मयि तस्य सुवृत्तवर्तते लघु- 


( १११४ ) 


सन्देशपदा सरस्वती --रघु० ८1७७ 2. अच्छा गोल, | 
सुन्दर वर्तुलाकार या गोल --मृदुनाति सुवृत्तेन सुमृष्टे- | 
नातिहारिणा । मोदकेनापि कि तेन निष्पत्तिर्यस्य 
सेवया,-या सुमुखोऽपि सुवृत्तो$पि सन्मार्गपतितोऽपि च । 
महतां पादलग्नोऽपि व्यथयत्येव कण्टकः (यहाँ 
सभी विशेषण दोहरे अर्थो . में प्रयुक्त किए गए हैं) 
बेल (वि०) 1. शान्त, निश्चल 2. विनम्र, निस्तब्ध 
(--लः) त्रिकूट पर्वत का नाम,-ब्रत (वि०) धाभिक 
द्रतों के पालन में दृढ़, सर्वथा घामिक तथा सद्गुणी, 
(-तः) ब्रह्मचारी (-ता) 1. सुन्दर ब्रत वाली साध्वी 
पत्नी 2. सुशील गाय, सीधी गाय जिसका दूध आसानी 
से निकाला जा सके,-झंस (वि०) प्रख्यात, प्रसिद्ध, 
प्रशंसनीय, -शक (वि०) सुसाध्य, आसान, सरल 
-शल्यः खदिर वृक्ष,-शाकम्‌ अदरक,-शासित (वि०) 


भली-भांति नियंत्रण में, सुनियंत्रित,-शिक्षित (वि०) 
सुशिक्षाप्राप्त, प्रशिक्षित, अच्छी तरह सधाया हुआ, 
-शिखः अग्नि (-खा) 1. मोर की शिखा 2. मुगे की 


कलगी,--शील (वि०) अच्छे स्वभाव वाला, मिलनसार 
(-ला) 1. यम की पत्नी का नाम 2. कृष्ण की आठ 
प्रेयसियों में से एक, -श्रुत (वि०) 1. अच्छी तरह 
सुना हुआ 2. वेदज्ञ, (-तः) एक आयुर्वेद पद्धति का 
प्रणेता, जिसकी कृति, चरक की कृति के साथ-साथ 
आज भी भारतवषं में प्राचीनतम आवुर्वेद का प्रामा- 
णिक ग्रन्थ माना जाता है, श्लिष्ट (वि०) 1. भली- 
भांति क्रमबद्ध, संयुक्त 2. भली-भांति उपयुक्त-- मा० 
१,-- इलेषः आलिंगन या घनिष्ठ मिलाप, संदृश्‌ 
(वि०) देखने में रुचिकर,--संनत (वि०) सुनिदेशित 
(जैसा कि बाण),--सह (वि०) 1. जो आसानी से 
सहन किया जा सके 2. सहनशील, सहिष्णु (-हः) 
शिव का विशेषण, -सार (वि०) अच्छे रस वाला, 
रसीला (-रः) 1. अच्छा रस, सत या अर्क 2. सक्ष- 
मता 3. लाल फूल का खदिरवृक्ष,- स्थ (वि०) 
1. समुपयुक्त, अच्छे अर्थ में प्रयुक्त 2. अच्छे स्वास्थ्य 
में, स्वस्थ, सुखी 3. अच्छी या समृद्ध परिस्थितियों में, 
समद्धिशाली 4. प्रसन्न, भाग्यशाली, (-स्थम्‌) सुख 
की स्थिति, कल्याण सुस्थे को वा न पण्डितः हि० 
३।२१ (इसी अर्थ में सुस्थित) स्थिता, ` स्थितिः 
(स्त्री?) 1. अच्छी दशा, कुशल क्षेम, कल्याण, 
आनन्द 2. स्वास्थ्य, रोगोपशमन, - स्मित (वि०) 
प्रसन्नता पूर्वक मुस्कराने वाला, (-ता) प्रसन्नवदना, 
हँसमुख स्त्री,--स्वर (वि०) 1. सुरीला, सुमधुर स्वर 
वाला 2. उच्च स्वर,--हित (वि०) 1. नितान्त योग्य, 
या उपयुक्त, समुचित 2. हितकर, श्रेयस्कर 3. सौहा- 


दपूर्ण, स्नेही 4. सन्तुष्ट (-ता) अग्नि की सात 
जिह्वाओं में एक, - हृद्‌ (वि०) कृपापूर्ण हृदय वाला, 


हादिक, मैत्रीपूर्ण, प्रिय, स्नेही (पुँ०) 1. मित्र सुहृदः 
पश्य वसन्त कि स्थितम्‌-कु० ४।२७, मन्दायन्ते न 
खलु सुहृदामम्यृपेतार्थकृत्याः मेघ० ४० 2. मित्र, 
“भेदः मित्रों का वियोग, “बाक्यम्‌ सद्भावपूर्ण सम्मति, 
-~हृदः मित्र, हृदय (वि०) 1. सुन्दर हृदय वाला 
2. प्रिय, स्नेही, प्रेमी । 

(वि०) [ सुख्‌ नअच्‌ ] 1. प्रसन्न, आनन्दित, हर्ष- 
पुर्ण, खुश 2. रुचिकर, मधुर, मनोहर, सुहावना 
--दिश: प्रसेदुमेख्तो ववृः सुखा:--रघु० ३।१४ इसी 
प्रकार--सुखश्रवा निस्वनाः--३।१९ 3. सद्गुणी, 
पुण्यात्मा 4. आनन्द लेने वाला, अनुकूल - श० ७।१८ 
5. आसान, सुकर--कु० ५।४९ 6. योग्य, उपयुक्त, 
खम्‌ 1. आनन्द, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, आराम 
यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्गसवत्तरम्‌ - ` विक्रम ० 
३।२१ 2. समृद्धि  अद्वेतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्व- 
वस्थासु यत्‌ - उत्तर० १।३९ 3. कुशल क्षेम, कल्याण, 
स्वास्थ्म--देवीं सुखं प्रष्टुं गता--मालवि> ४ 
4. चैन, आराम, (दुःखादिकों का) प्रशमन (प्रायः 
समास में प्रयुक्त--यथा सुखशयन, सुखोपविष्ट 
सुखाश्रय आदि) 5. सुविधा, आसानी, सहुलियत 
6. स्वर्ग, वैकुण्ठ 7. जल,--खम्‌ (अव्य०) 1. प्रस- 
न्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक 2. सकुशल, स्वस्थ--सुख- 
मांस्तां भवान्‌ (भगवान्‌ आपको स्वस्थ तथा सकुशल 
रक्खे) 3. आसानी से, आराम से --असञ्जातकिण- 
स्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंडिः--काव्य० १० 4. अना- 
यास, आराम--अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते 
विदेषज्ञ:--भतृं> २।३ 5. वस्तुतः, इच्छा पूर्वक 
6. चुपचाप, शान्ति पूर्वक । सम०--आधारः स्वर्ग, 
--आण्लव (वि०) स्नान के लिए उपयुक्त,- आयतः 
आयनः खूब सधाया हुआ या सीधा घोड़ा, आरोह 
(वि०) जिस पर चढ़ना आसान हो,-आलोक (वि०) 
सुदर्शन, प्रिय, मनोहर,--आवह॒ (वि०) आनन्द को 
ओर ले जाने वाला, सुहावना. सुखकर,--आक्ष; वरुण 
का नाम,-आझकः ककडी,-आस्वाद (वि०) 1. मधुर 
स्वादयुक्त, मघुर रसयुक्त 2. रुचिकर, आनन्ददायी 
(-दः) 1. सुखकर रस 2. (सुख का) उपभोग,-उत्सबः 
1. आनन्द मनाना, खुशी, उत्सव, आनंदोत्सव 2. पति 
--उदकम्‌ गरम पानी उदयः आनन्द की अनुभूति 
या सुख का उदय, - उदकं (वि०) फल में सुखदायी 
-- उद्य (वि०) जिसका उच्चारण रुचि के साथ या 
सुख से हो सके, - उपबिष्ट (वि०) आराम से बैठा 
हुआ, सुख से बेठा हुआ,-- एषिन्‌ (वि०) आनन्द 
चाहने वाला, सुख की अभिलाषा करने वाला, - कर, 
--कार,--दायकः (वि०) आनन्द देने वाला, सुख- 
कर, सुहावना,-इ (वि०) सुख देने वाला, (-दा) 


( १११५ ) 


इन्द्र के स्वगं की वारांगना, (दम्‌) विष्णु का आसत, 
-ण्बोधः 1. सुख संवेदना 2. आसानी से प्राप्य ज्ञान, 
--भागिन्‌, भाज्‌ (वि०) प्रसन्न,--अ्रव,अ्रुति (वि०) 
कानों को मीठा, कर्णमधुर,--कि० १४।३,--सङ्िन्‌ 
सुख का साथी, स्पर्श (वि०) छुने में सुखकर । 

सुत (भू० क० कृ०) [सु+-क्त] 1. उडला गया 2. निकाला 
गया, या निचोडा गया (जैसे कि सोमरस) .3. जन्म 
दिया गया, उत्पादित, पैदा किया गया,--तः 1. पुत्र 
2. राजा। सम०--आत्मजः पोता, (-जा) पोती 
- “उत्पत्ति: (स्त्री) पुत्र का जन्म, निविश्ेषस्‌ 
(अव्य०) “जो सीधे पुत्र से प्राप्त न हो' पुत्र की 
भांति'--रघु० ० ५।६,- वस्करा सात पुत्रों की माता, 
--स्नेहः पितृप्रेम, वात्सल्य । 

इुतवत्‌ (वि०) [सुत--मतुप्‌] पुत्रों वाला--पुं० पुत्र का 
पता । 

सुता [ सुत~-टाप्‌ ] पुत्री,--तमर्थमिव्‌ भारत्या सुतया 
योक्तुमहँसि ` कु० ६।७९। 

सुतिः [सुन-क्तिन्‌] सोमरस का निकालना । 

सुतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [सुत--इनि] बच्चे वाला 
या बच्चों वाला, (पुं०) पिता । 

सुतिनी [सुतिन्‌+-डीप्‌] माता - तेनाम्बा यदि सुतिनी 
स्थाद्द वन्ध्या कीदृशी भवति--सुभा० । 

सुतुस्‌ (वि०) अच्छी आवाज़ वाला । 

सुत्या [सु+-क्यपू+-टाप्‌, तुक्‌] 1. सोमरस निकालना, या 
तैयार करना 2. यज्ञीय आहुति 3. प्रसव । 

सुत्रामन्‌ (पुं०) [सुष्ठु त्रायते - सु+-त्रेञ-मनिन्‌, पृषो०] 
इन्द्र का नाम ! 

सुत्वन्‌ (पृ०) [सु+-क्वनिप्‌,,तुक्‌] 1. सोमरस को उपहार 
में देने वाला या पीने वाला 2. वह ब्रह्मचारी जिसने 
(यज्ञ के आरंभ में या पूर्णाहुति पर) भाचमन और 
मार्जन का अनुष्ठान कर लिया हूँ । 

सुदि (अव्य) [सुष्ठु दीव्यति सु+-दिव्‌+-डि] चान्द्र- 
मास के शुक्लपक्ष में - तु० 'वदि' । 

सुधन्वाचार्य: (पुं०) पतितवेश्य का सवर्णा स्त्री में उत्पन्न 
पुत्र--तु० मनु० १०1२३ । 

सुधा [सुष्ठु धीयते, पीयते धे (घा) --क--टाप्‌] 1. देवों 
का पेय, पीयूष, अमृत -निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः 
कथां तथरद्ियन्ते न बुधाः ` सुधामपि--ते० १।१ 
2. फूलों का रस या मधु 3. रस 4. जल 5. गंगा का 
नाम 6. सफ़ेदी, पलस्तर, चूना--केलासगिरिणेव 
सुधासितेन प्राकारेण परिगता-का०, रघु० १६।१८ 
7. इंट 8. बिजली 9. सेहुड । सम० - अंशुः 1. चाँद 
2. कपूर, रत्नम्‌ मोती, - अङ्कः, आकारः, आधारः 
चाँद, --जीविन्‌ (पुं०) पलस्तर करने वाला, इंट की 
चिनाई करने वाला, राज,--द्रबः अमूत के समान 


तरलद्रव्य,--धवलित (वि०) पलस्तर किया हुआ, 
सफ़ेदी किया हुआ, - निधिः 1. चाँद कपूर,-- भवनम्‌ 
चूने लिपा-पुता मकान, भित्तिः (स्त्रीश) 1. पलस्तर 
की हुई दीवार 2. ईटों की दीवार 3. पांचवा मुहूत 
या दोपहरबाद,--भुज्‌ (पुं ) सुर, देव --भूतिः 1. चाँद 
2. यज्ञ, आहुति--मयस्‌ इंट या पत्थरों का बना 
मकान 2. राजकीय महल, - वर्ष: अमृतवर्षा,---वर्षिन्‌ 
(पु?) ब्रह्मा का विशेषण,-- वासः 1. चाँद 2. कपूर, 
यू वासा एक प्रकार की ककड़ी,-सित (वि०) 1. चूने 
जेसा सफेद 2. अमृत जैसा उज्ज्वल 3. अमृत से भरा 
हुआ _ जगतीशरणे युक्तो हरिकान्तः सुधाशितः कि» 
१५।४५, (यहाँ पर इस शब्द का प्रथम और द्वितीय 
अर्थ भी घटता हे), सूतिः 1. चांद 2. यज्ञ 3. कमल 
~ स्यन्दिन्‌ (वि०) अमृतमय, अमृत बहाने वाला 
--भतृ० २।६, स्रवा तालुजिह्वा, कोमल तालू का 
लटकता हुआ मांसल भाग, हरः गरुड़ का विशेषण, 
दे०' 'गरुड' । 

सुधितिः (पुं०, स्त्री०) [सु--धा-+-क्तिच्‌] कुल्हाडा । 

सुनारः [सुष्ठ नालमस्य--प्रा० ब०, लस्य रः] 1. कुतिया 
की औड़ी 2. साँप का अण्डा 3. चिड़िया, गोरैया । 

सुनासो (शो) रः [सुष्ठी नासी (शी) रम्‌ अग्रसन्यं यस्य 
~ प्रा ब०] इन्द्र का विशेषण । 

सुन्दः (पुं) एक राक्षस, उपसूंद का भाई,-- यह दोनों 
भाई निकुम्भ राक्षस के पुत्र थे (उन्हें ब्रह्मा से एक 
वर मिला था--कि वे जब तक स्वयं अपना वध न 
करें, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इस वरदान के 
कारण वे बड़ा अत्याचार करने लगे | अन्त में इन्द्र 
को तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजनी पडी--जिसके 
लिए झगड़ा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को मार 
डाला) । 

सुन्दर (वि०) ( स्त्री०-री ) [सुन्द्‌+-अरः] 1. प्रिय, 
मनोज्ञ, मनोहर, आकर्षक 2. यथार्थ,--रः कामदेव 
का नाम,-- रौ मनोरम स्त्री, एका भार्या सुन्दरी वा 
दरी वा--भतुँ० २1११५, विद्याधरसुन्दरीणाम्‌--कु० 
१।७। 

सुप्त (भू० क० कृ०) [स्वप्‌ +क्त] 1. सोया हुआ, सोता 
हुआ, निद्राग्रस्त--न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति 
मुखे मृगा:--हि० प्र ३६ 2. लकवा मारा हुआ, 
स्तम्भित, सुन्न, बेहोश -दे० स्वप्‌,--प्तम्‌ निद्रा, 
गहरी निद्रा । सम०---जनः 1. सोता हुआ व्यक्ति 
2. मध्यरात्रि, - ज्ञानम्‌ स्वप्न, - त्वच्‌ (वि०) अर्घाग- 
ग्रस्त, लकवा मारा हुआ । 

सुप्तिः (स्त्री) [स्वप्‌ +-क्तिन्‌] 1. निद्रा, सुस्ती, ऊंघ 
2. बेहोसी, लकवा, स्तम्भ, जाड्य 3. विश्वास 
भरोसा । 


( १११६ ) 


सुमः [सुष्ठु मीयतेडदः--सु-मा-क] 1. चाँद 2. कपूर 


सुरः 


3. आकाश,--मम्‌ फूल - भामि० १।८४। 
[सुष्ठु राति ददात्यभीष्टमू--सु+रा-+क] 1. देव, 
देवता -सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः 
राम०, सुधया तर्पयते सुरान्‌ पितुंश्च- विक्रम० 
३।७ रघु० ५।१६ 2. ३३ की संख्या 3. सूर्य 4. ऋषि, 
विद्वान्‌ पुरुष। सम०- अङ्कना दिव्यांगना, देवी, 
अप्सरा--रघु०. ८॥७९,--अधिपः इन्द्र का विशेषण 
अरिः 1. देवों का शत्रु, राक्षस 2. झींगुर की 
चीची, अहँम्‌ 1 सोनां 2. केसर, जाफरान,-आचार्यः 
बृहस्पति का विशेषण, आपगा स्वर्गीय नदी गङ्गा 
का विशेषण, आलयः 1. मेरु पवंत 2. स्वर्ग, बैकुण्ठ, 
--इज्यः बृहस्पति का नाम,--इज्या पवित्र तुलसी, 
-- इन्द्रः, ईशाः, ईश्वरः इन्द्र का नाम,--उत्तमः 
1. सूर्य 2. इन्द्र,--उत्तरः चन्दन की लकड़ी, ऋषिः 
(सुर्राणः) दिव्य ऋषि, देवषि,--कारः विश्वकर्मा 
का विशेषण,--कार्मुकम्‌ इन्द्रधनुष,--गुरुः बृहस्पति का 
विशेषण, -- ग्रामणी (पुं०) इन्द्र का नाम,--ज्येष्ठः 
ब्रह्मा का विशेषण, तरुः स्वर्गं का वृक्ष, कल्पवृक्ष, 
---तोषकः कौस्तुभ नाम की मणिं,--बाद (नपुं०) देव- 
दारु वृक्ष,--दीधिका गंगा का विशेषण, - ढुन्दुभी पवित्र 
तुलसी, द्विपः 1. देवों का हाथी 2. ऐरावत, - द्विष 
(पु) राक्षस ` रघु० १०१५,- धनुस्‌ (नपुं०) 
इन्द्रघनुष,--सुरघनुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम्‌ 
विक्रम» ४।१,--धूषः तारपीन, राल, -- निम्नगा 
गंगा का विशेषण,--पतिः इन्द्र का विशेषण,--पथम्‌ 
आकाञ्च, स्वगं, --पर्वतः मेरु पहाड़, पादपः स्वर्गे 
का वृक्ष, जैसे कि कल्पतरु,-प्रियः 1. इन्द्र का 
नाम 2. बृहस्पति का नाम, भूयम्‌ देव के साथ अन- 
न्यरूपता, देवत्वग्रहण, देवत्वारोपण, भूरुहः देवदारु 
वृक्ष, --युबतिः (सत्री ०) दिव्य तरुणी, अप्सरा,-लासिका 
मुरली, बांसुरी, - लोकः स्वर्ग, वर्त्मन्‌ (नपुं०) 
आकाश, बल्ली पवित्र तुलसी,--विद्विष्‌, --वेरिन्‌ 
“>ज्ञत्र (पुं०) अमुर, दानव, देत्य, सद्मन्‌ (नपुं०) 
स्वर्ग, वैकुंठ, --सरित्‌, सिन्धु (स्त्री) गगा. -सुर- 


सरिदिव तेजो वह्लिनिष्ठयूतमंशम्‌ू--रघु० २1७५, 
सुन्दरी, स्त्री दिव्यांगना, अप्सरा --विक्रम० 
१।३ ! 


सुरङ्कः, गा [? ] 1. संघ 2. अन्तःकक्ष मार्ग, मकान के 


तीचे खोदा हुआ मार्ग--एऐकागारिकेण तावतीं सुरङ्गां 
कारयित्वा-दश०, सुरङ्गया बहिरपगतेष्‌ युष्मासु 
-मुद्रा० २, (“सुरुङ्गा भी लिखा जाता हैं ) 1 


सुरभि (विर ) [ सु+रभू+इन्‌ ] 1. मधुर गंध युक्त, 


खुशबूदार, सुगंध युक्त पाटलसंसर्गेसुरभिवनवाताः 
श० १३, मेघ० १६, २०, २२ 2. सुहावना, 


रुचिकर 3. चमकीला, मनोहर तां सौरभेयीं सुरभि- 
यंशोभिः 4. प्रियतम, मित्रसदृश 5. विख्यात, प्रसिद्ध 
6. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 7. नेक, भला, भिः 1. सुगंध, 
खुशबू, सुवास 2. जायफल 3. साल वृक्ष की राळ, या 
कोई भी राल 4. चम्पक वृक्ष 5. शमी वृक्ष 6. कदंब 
का पेड़ 7. एक प्रकार की सुगंधित घास 8, वसन्त 
ऋतु विक्रम० २।२०, (स्त्री) 1. लोबान का 
वृक्ष 2. तुलसी 3. मोतिया 4. एक प्रकार की सुगंध, 
या सुगंधित पौधा 5. मदिरा 6. पृथ्वी 7. गाय 
8. समृद्धि देने में प्रसिद्ध गाय ` सुतां तदीयां सुरभेः 
कृत्वा प्रतिनिधिम्‌ - रघु० १।८१, ७५ 9. मातृकाओं 
में से एक, (नपुं) 1. मधुर गुंघ, सुवास, खुशबू 
2. गंधक 3. सोना । सम० - घुतम्‌ सुगंधित मक्खन; 
खुशवूबार घी,-त्रिफला 1. जायफल 2. लौंग 3. सुपारी, 
बाणः कामदेव का विशेषण, मासः वसंत ऋतु, 
मुखम्‌ वसंत ऋतु का आरम्भ । 


सुरभिका [ सुरभिञ-कन्‌त-टाप्‌ ] एक प्रकार का केला । 


सुरभिमत्‌ (पुं०) [ सुरभि+-मतुप्‌ ] अग्नि का नाम । 
सुरा [सु+ क्रन्‌-+-टाप्‌ ] 1. मदिरा, शराब-सुरा वे मलमन्ना- 


नाम्‌-मनु० ११।९३, गौडी पंष्टी च माध्वी च विज्ञेया 
त्रिविधा सुरा ९४ 2. जल 3. पान-पात्र 4. साँप । 
सम० - आकारः शराब खींचने की भट्टी, आजीवः, 

आजीविन्‌ (पुं०) कलाल, आलयः मदिरालय, 
मधुशाला, उदः शराब का समुद्र, ` प्रहः मदिरा भर 
कर रक्खा हुआ बतंन, ध्वजः शराब की दुकान के 
बाहर टंगा हुआ झंडा, प (वि०) 1. शराबी, 
मद्यप 2. सुहावना, रुचिकर 3. बुद्धिमान्‌, ऋषि, 

पाणम्‌, पानम्‌ मदिरा या शराब का पीना, 

पात्रम्‌, भाण्डम्‌ शराब का प्याला, या गिलास 
--भागः खमीर, फेन, - मण्डः (खमीर पदा होने के 
समय) मदिरा के ऊपर जमने वाला फेन,-सन्धानम्‌ 
मदिरा खींचना ! 


सुवर्ण (वि०) [ सुष्ठु वर्णोच्स्य--प्रा० ब० | 1. अच्छे 


रंग का, सुन्दर रंग का, चमकीले रंग का, उज्ज्वल, 
पीला, सुनहरा 2. अच्छी जाति या बिरादरी का 
3. अच्छी ख्याति का, यशस्वी, विख्यात,-णैः 1. अच्छा 
रंग 2. अच्छी जाति या बिरादरी 3. एक प्रकार का 
यज्ञ 4. शिव का विशेषण 5. धतुरा,--णेम्‌ 1. सोना 
2. सोने का सिक्का (पुं० भी)- नन्वह दश सुवर्णान्‌ 
प्रयच्छामि--मृच्छ० २ 3. सोलह माशे के बराबर 
सोने का तोल या १७५ ग्रेन के लगभग (पुं० भी) 
4. घन, दौलत, ऐश्वयं 5. एक प्रकार की पीले चन्दन की 
लकड़ी 6. एक प्रकार का गेर । सम०--अभिषेकः दूल्हा 
और दुल्हिन पर उस जल के छोटे देने जिसमें सोने 
का टुकड़ा डाला हुआ हो,-कदली केले का एक 


( १११७ ) 


प्रकार,-_कर्त, -कार,--कृत्‌ (पुं ) सुनार,-गणितम्‌ 
गणित में हिसाब लगाने की एक विशेष रीति, 
--पुष्पित (वि०) सोने से भरा-पूरा - उदा० सुवर्ण- 
पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जना: । शूरञ्च कृत- 
विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ - पंच० १।४५,-पुष्ठ 
(वि०) सोता चढा हुआ, सोने का मुलम्मा चढ़ा 
हुआ, - साक्षिकम्‌ खनिज पदार्थ विशेष, सोनामाखी, 
र्‍्यूथी पीली जूही,--रूप्यक (वि०) सोने और 
चाँदी से भरपूर, . रेतस्‌ (पुं) शिव का विशेषण, 
--वर्षा हल्दी, - सिद्धः जिसने जादू से सोना प्राप्त 
कर लिया है,-स्तेयम्‌ सोने की चोरी (पाँच महापातकों 
में से एक) । 

सुवर्णकम्‌ [ सुवर्ण यकन्‌ ] 1. पीतल, कांसा 2. सीसा । 

सुवर्णवत्‌ (वि०) [ सुवर्ण + मतुप्‌ ] 1. सुनहरा 2. सुनहरे 
रंग का, सुन्दर, मनोहर । 

सुषम (वि०) | सुष्ठु समं सर्व यस्मात्‌ ` प्रा० ब०] 
अत्यंत प्रिय या सुन्दर, बहुत सुखकर,--मा परम 
सौन्दर्य, अत्यधिक आभा या कान्ति-_-कुरबककुसुमं 
चपलासुषमं--गीत ० ७, सुषमाविषये परीक्षणे निखिलं 
प्ममभाजि तन्मुखात्‌- नँ० २।३७, भा६मि० १। 
२६, २।१२ । 

सुषबी [ सु--सु--अच्‌ --डीष्‌ ] 1. एक प्रकार की लौकी 
2. काला जीरा 3. जीरा । 

सुषादः (पुं) शिव का विशेषण । 

सुषिः (स्त्री) [शुष+इन्‌, पृषो० शस्य सः ] छिद्र, 
सुराख्‌, तु० 'शुषिः' । 

सुषि (षी) म (वि०) [सु+इ्येन-मक्‌, सम्प्रसारण, 
पूषो० ] 1. शीतल, ठंडा 2. सुखकर, रुचिकर, मः 
1. शीतलता 2. एक प्रकार का साँप 3. चन्द्रकान्त- 
मणि। 

सुषिर (वि०) [ शुष्‌-{-किरच्‌, पृषो ० शस्य सः ] 1. छिद्रों 
से पूर्ण, खोखला, सरन्ध्र 2. उच्चारण में मन्द,-- रम्‌ 
1. छिद्र, रन्ध्र, सूराख 2. कोई भी बाजा जो हवा 
से बजे । 

सुषुप्तिः (स्त्री) [सु+-स्वप्‌+क्तिन्‌ | 1. गहरी या 
प्रगाढ निद्रा, प्रगाढ विश्राम 2. भारी बेहोशी, आत्मिक 
अज्ञान अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्द- 
निर्देश्या परमेइवराश्रया मायामयी महासुषुप्तियं स्यां 
स्वरूपप्रतिवोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवा:-ब्रह्मसूत्र 
पर शारी० भाष्य -- १४३ । 

सुषुम्णः [ सुषु +-म्ना‡क ] सूर्य की प्रधान किरणों में से 
एक,--म्णा शरीर की एक विशेष नाड़ी जो इडा 
तथा पिगला नाम की वाहिकाओं के मध्य में 
स्थित है । 

सुष्ठु (अव्य०) | सु--स्था--कु ] 1. अच्छा, उत्तमता के 


साथ, सुन्दरता से 2. अत्यंत, बहुत ज्यादह -- सुष्टु 
शोभसे आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन _-उत्तर० १ 
3. सचमुच, ठीक,--शब्द: सुष्ठु प्रयृक्तः---सर्व०, 
अथवा सुष्ठु खल्विदम्‌ च्यते । 
सुष्मम्‌ [ सु+ मक्र, सुक्‌ ] रस्सी, डोरी, रज्जु । 
सुह्माः (पुं०, ब० व०) एक राष्ट्र का नाम--आत्मा 
संरक्षितः सुहावृत्तिमाश्रित्य वैतसीमू--रघु० ४१३५ । 
सु! (अदा० दिवा० आ०-सूते, सूयते, सूत) उत्पन्न करना, 
पैदा करना, जन्म देना (आलं० से भी) -- असूत सा 
नागवधूपभोग्यम्‌ - कु १।२०, कीति सूते दुष्कृतं 
या हिनस्ति-- उत्तर० ५।३१, प्र--, उत्पन्न करना 
पैदा करना, जन्म देना । 
(तुदा० पर० सुवति) 1. उत्तेजित करना, उकसाना, 
प्रेरित करना 2. (ऋण का) परिशोध करना । 


सू (वि०) [सू-+ क्थिप्‌ ] (समास के अन्त में प्रयुवत) 
उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, फल देने वाला 
- (स्त्रीश) 1. जन्म 2. माता । 

सूकः [ सू कन्‌ ] 1. बाण 2. हवा, वायु 3. कमल । 

सुकरः [ सू--करन्‌, कित्‌ ] 1. वराह, सूअर--दे० शूकर 
2. एक प्रकार का हरिण 3. कुम्हार,--री 1. सुअरी 
2. एक प्रकार की काई, शेवाल । 

सूक्ष्म सूक्‌+मन्‌, सुक्‌ च नेट्‌] 1. बारीक, महीन, 
आणविक-जाछांत रस्थसूर्याशौ यत्‌ सुक्ष्म दृश्यते रजः 
2. थोड़ा, छीटा--इदमृपहितसूक्षमग्रन्थिा स्कन्धदेशे 
श० १।१८, रघु० १८४९ 3. बारीक, पतला, 
कोमल, बढ़िया 4. उत्तम 5. तेज, तीक्ष्ण, बेधी 
6. कलाभिज्ञ, चालबाज, धूत, प्रवीण 7. यथाथ, यथा- 
तथ्य, बिल्कुल सही, ठीक,-क्ष्मः 1. अणु, 2. केतक 
का पौघा 3. शिव का विशेषण,- क्ष्मम्‌ 1. सर्वव्यापक 
सूक्ष्म तत्त्व, परमात्मा 2. बारीकी 3. सन्यासियों द्वारा 
प्राप्य तीन प्रकार की शक्तियों में से एक, तु० सावद्य 
4. कलाभिज्ञता, प्रवीणता 5. जालसाजी, धोखा 
6. बारीक धागा 7. एक अलंकार का नाम जिसकी 
परिभाषा मम्मट ने इस प्रकार दी है. कुतोऽपि 
लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मे प्रकाश्यते । धर्मेण केनचि- 
द्यत्र तत्सूक्ष्मं परिचक्षते ॥ काव्य०  १०। सम० 
एला छोटी इलायची, - तण्डुलः पोस्त, तण्डुला 
1. पीपल, पीपली 2. एक प्रकार का घास,--दर्शितां 
सूक्ष्मदृष्टि होने का भाव, तीक्ष्णता, अग्रदृष्टि, बुद्धि- 
मानी,--दशिन्‌, - दृष्टि (वि०) 1. तेज नजर वाला 
इयेन जैसी दृष्टि वाला 2. बारीक विवेचनकर्ता 
3. तीक्ष्ण, तेज मन वाला,--दारु (मपुं०) लकड़ी का 
पतला तरुता, फलक,-- देहः, शरीरम्‌ लिंग शरीर 
जो सूक्ष्म पंच महाभूतो से युक्त हुँ,--पन्रः 1. धनिया 
2. एक प्रकार का जंगली जीरा 3. एक प्रकार का 


iis 


सच्‌ 


र्‌ 


( १११८ ) 


लाल गन्ना 4. बबूल का पेड़ 5. एक प्रकार की सरसों, 
--पर्णी एक प्रकार की तुलसी,--पिप्पली बनपीपली 
-- बुद्धि (वि०) तेज बुद्धि वाला, प्रखर, बुद्धिमान्‌, 
प्रतिभाशाली, (स्त्री ०-द्धिः) तेज बुद्धि, सूक्ष्म प्रतिभा, 
मानसिक प्रगल्भता,--सक्षिकस्‌,--का मच्छर, डांस, 
--मानस्‌ यथार्थ माप, सही से गणना (विप० स्थूल- 
सान--जिंसका अर्थ हे-खुली माप, मोटी माप) 
--शर्करा बारीक बजरी, रेत, बालुका,--शालिः एक 
प्रकार का बारीक चावल, - षट्चरणः एक प्रकार 
की जूं, जमजूं । 

(चुरा? उभ० सूचयति-ते, सूचित) 1. बीधना 
2. निर्देश करना, इंगित करना, बतलाना, प्रकट 
करना, साबित करना--त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसमु- 
द्भवोऽयं (गन्धः) मृच्छ० १।३५, मेघ० २१, श० 
१।१४ 3. भेद खोलना, प्रकट करना, भण्डाफोड़ करना 
“नस जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते रघु० 
१७।५० 4. हावभाव व्यक्त करना, अभिनय करना, 
इशारों से सूचित करना वामाक्षिस्पन्दनं सूचयति, 
रथवेगं सूचयति-आदि 5. पता लगाना, गुप्त भेद 
जानना, निश्‍चय करना । अभि - , दिखलाना, संकेत 
करना - अमन्यत नलं प्राप्तं कमंचेष्टाभिसूचितं-महा ०, 
प्र,-सम्‌, संकेत करना, सूचित करना- संयोगो 
हि वियोगस्य संसूचयति संभवम्‌ - सुभा० । 


सूचः [ सूच्‌--अच्‌ ] कुशा का नुकीला अंकुर या पत्ता । 
सुचक (वि०) (स्त्री०-चिका) [ सूच्‌-ण्वुल्‌ ] 1. संकेत 


परक, संकेत करने वाला, सिद्ध करने वाला, दिखलाने 
वाला 2. प्रकट करने वाला, सूचित करने वाला,--कः 
1. वेधक 2. सुई, छिद्र करने या सीने के लिए कोई 
उपकरण 3. सूचना देने वाळा, कहानी बतलाने वाला, 
बदनाम करने वाला, भेदिया 4. वर्णन करने वाला, 
पढ़ाने वाला, सिखाने वाला 5. किसी मण्डली का 
प्रबन्धक या प्रधान अभिनेता 6. बुद्ध 7. सिद्ध 8. कष्ट, 
बदमाश 9. राक्षस, पिशाच 10. कुत्ता 11. का 
12. बिलाव 13, एक प्रकार का महीन चावल । 
सम० वाक्यम्‌ किसी सूचना देने वाले क्षरादी 
गई सूचना । 


सुचनम्‌,-ना [ सूच्‌ भावे ल्युट्‌ | 1. बींधने या छिद्र करने 


की क्रिया, सूराख करना, छेदना 2. इशारे से बताना, 
संकेत करना, सूचित करना 3. विरुद्ध सूचित करना, 
भेद खोलना, कलंक लगाना, बदनाम करना 4. हाव- 
भाव प्रकट करना, उचित चेष्टाओं या चिह्लों से संकेत 
करना 5. इशारा करना, इंगित 6. सूचना 7. पढ़ाना, 
दिखाना, वर्णन करना 8. गुप्त भेद जानना, रहस्य 
का पता लगाना, देखना, निश्चय करना 9. दुष्टता, 
बदमाशी । 


सूचा [सूक्‌-|-अ-टाप्‌] 1. बींघना 2. हावभाव 3. भेद 


जानना, देखना, दृष्टि । 


सूचिः,--ची (स्त्री) [सूच्‌ इन्‌ वा डीप्‌] 1. बींघना, छेद 


करना 2. सूई 3. तेज़ नोक, या नुकोली पत्ती (कुशा 
आदि की) अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं मे चरणम्‌-श० 
१, इसी प्रकार “मुखे कुशसूकिविद्धे-श० ४१४ 
4. तेज़ नोक या किसी वस्तु का सिरा-कः करं 
प्रसारयेत्‌ पन्नगरत्नसूचये कु० ५।४३ 5. कलिका की 
नोक 6. एक प्रकार का संनिकव्यूह, स्तंभ या पंक्ति 
--दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा । वराहमक- 
राभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा मनु० ७।१८७ 
7, समलंबक के पारशवो से निमित त्रिकोण 8. शाकु, 
स्तूप 9. अंगचेष्टाओं से संकेत करना, संकेतों द्वारा 
बतलाना, हावभाव 10. नृत्यविशेष 11. नाटकीय कर्म 
12. विषयानुक्रमणिका, विषयसूची, 13. फहरिस्त, 
विवरणिका 14. (ज्योति० में) ग्रहण की संगणना के 
लिए पृथ्वी का गोला । सम० -- अग्न (वि०) सुई की 
भांति नोक वाला, सूई के समान तेज़ नोक रखने 
वाला, पैना किया हुआ, (ग्रम्‌) सुई की नोक,--आस्यः 
चूहा, -- कटाहन्यायः दे० 'न्याय' के नीचे, खातः स्तूप 
की खुदाई, शंकु,-- पत्रकम्‌ अनुक्रमणिका, विषयसूचि 
(-कः) एक प्रकार का शाक, सितावर - पुष्प: केतक 
वृक्ष, - भिन्न (वि०) कली के किनारों का खिलना 
—पाण्ड्च्छायोपवनवूतयः केतकः सूचिभिन्नैः- मेघ० 
२८, भेद्य (वि०) 1. जो सुई के द्वारा बींघा जा सके 
2. मोटा, सघन, घोर, गाढ़ा, बिल्कुल,-रुद्धालोके नर- 
पतिपथे सूचिभेद्यैस्तमोभिः 3. स्पशाज्ञेय, सहजग्राह्म, 

मुख (वि०) 1. सुई जैसे मुख वाला, नुकीली चोंच 
वाला 2. नुकीला, (-खः) 1. पक्षी 2. सफ द कुशा 
3. हाथों की विशेष स्थिति (-खम्‌) हीरा,--रोभन्‌ 
(पुं०) सूअर,--बदन (वि०) सुई जसे मुख वाला, 
नुकीली चोंच वाला, (-नः) 1. डांस, मच्छर 2. नेवला, 
--झालिः एक प्रकार का बारीक चावल । 


सुचिकः [सूचि--ठन्‌] दर्जी 1 
सूचिका [सूचि-क+-टाप्‌] 1. सुई 2. हाथी की सूंड । 


सम०--धरः हाथी, मुख (वि०) नुकीले मुंह वाला, 
नुकीले सिर बाला, (-खम्‌) खोल, सीपी, शंख । 


सूचित (भू० क० कृ०) [सूच्‌ +क्त] 1. बींघा हुआ, सूराख 


किया हुआ, छिद्रित 2. इशारे से बताया हुआ, दिखाया 
हुआ, सूचना दिया हुआ, संकेतित, इंगित किया हुआ 
3. जतछाया गया या हावभावों से संकेतित 4. समा- 
चार दिया गया, उक्त, प्रकट किया गया 5. निश्चय 
किया गया, ज्ञात । 


सुचिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [सूच्‌ +-णिनि] 1. बेधने 


वाला, छिद्र करनें वाला 2. इशारा करने वाला, 


( १११९ ) 


सूचना देने वाला, संकेत करने वाला 3. विरुद्ध सूचित 
करने वाला 4. रहस्य का पता लगाने वाला (पुं०) 
भेदिया, सूचना देने वाला । 

सुचिनी [सूचिन्‌+-ङीप्‌] 1. सूई 2. रात । 

सूची दे० सूचि । 

सूच्य (वि०) [सूच--प्यत्‌| सूचित किये जाने योग्य, 
जताया जाने योग्य । 

सुत्‌ (अव्य०) अनुकरणात्मक ध्वनि (जैसे खर्राटे का 
शब्द) । 

सूत (भू० क० कृ०) [सूर्सक्‍्त] 1. जन्मा हुआ, उत्पन्न, 

जन्म दिया हुआ, पैदा किया हुआ 2. प्रेरित, उद्गीणं 

-- तः रथवान्‌ सारथि--सूत चोदयाइवान्‌ पुण्याश्रम- 
दर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे--श० १ 2. ब्राह्मणवर्ण 
की स्त्री में क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र (इसका कार्य रथ 
हांकने का होता हैं )-क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सुतो भवति 
जातितः -मनु० १०।११, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा 
को वा भवाम्यहम्‌ वेणी० २।३३ 3. बंदीजन 4. रथ- 
कार 5. सूर्यं 6. व्यास के एक शिष्य का नाम तः, 
- तम्‌ पारा । सम०--तनयः कर्ण का विशेषण, 
---राज्‌ (पूं०) पारा । 

सूतकम्‌ [सूत+-कन्‌] 1. जन्म, पदायश--मनु० ४।११२ 
2. प्रसव (या गर्भपात) के कारण उत्पन्न अशौच 
(जननाशौच ) ,-कः,-कम्‌ पारा । 

सूतका [सृत--कन्‌-+-टाप्‌] सद्य: प्रसूता, वह स्त्री जिसने 
हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, जच्चा,--मतु ० 
५1८५ । हि 

सुता [सूत+-टाप्‌] जच्चा स्त्री । 

सूतिः (स्त्री०) [सू -क्तिन] 1. जन्म, पेदायश, प्रसव, 
जनन, बच्चा पदा करना 2. सन्तान, प्रजा 3. स्रोत 
मूलस्रोत, आदिकारण तपसां सूतिरसूतिरापदाम्‌ 
-+कि० २।५६ 4. बह स्थान जहाँ सोमरस निकाला 
जाता हें। सम०--अशौचम्‌ परिवार में बच्चे के 
जन्म के कारण अपवित्रता (जो दश दिन तक रहती 
ह), --गुहम्‌ जच्चा घर, प्रसूति-गृह,--मासः (सूती- 
मासः भी) प्रसव का महीना, गर्भाधान के पश्चात्‌ 
दसवाँ महीना । 

सूतिका [मूत --कन्‌-+-टाप्‌, इत्वम्‌] वह स्त्री जिसके हाल 
ही में बच्चा हुआ हो, जच्चा। सम० अगारम्‌, 
= गृहम्‌, गेहम्‌, भवनम्‌ जच्चाखाना, सौरी,-रोगः 
प्रसव के पश्चात्‌ होने वाला रोग, प्रसवजन्य रोग, 
षष्ठी प्रसव के पश्चात्‌ छठे दिन पूजी जाने वाली 
देवी विशेष का नाम । 

सूत्परम्‌ [सु-+-उद्‌+-पृ+-अप्‌] मदिरा का खींचना या 
चुआना । 


सूत्या [सू7-क्यप्‌+-टाप्‌, तुक्‌] दे० 'सुत्या' । 


सूत्र (चुरा० उभ० सूत्रयति-ते, सूत्रित) 1. बांधना, कसना 
धागा डालना, नत्थी करना 2. सूत्र के रूप में या 
संक्षेप से रचना करना--तथा च सूत्र्यते हि भगवता 
पिङ्गलेन, जैमिनिरपि इदमपि घर्मलक्षणमसूत्रयत्‌, 
आदि 3. योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, ठीक पद्धति 
में रखना-तन्निपुणं मया निसुष्टार्थदूतीकल्पः सूत्र- 
यितव्य:--मा० १ 4. सिथिल करना, ढीला करना । 

सूत्रम्‌[सूत्र्‌+-अच्‌] 1. धागा, डोरी, रेखा, रस्सी-पुष्पमा- 
लानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि घायते--सुभा ०, मणौ वप्त्र- 
समुत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः--रघु० १४ 
2. रेशा, तन्तु--सुरांगनाँ कर्षति खण्डिताग्रातसूत्रं मृणा- 
लादिव राजहंसी --विक्रम० १।१९, कु० १।४०, ४९ 
3. तार 4. घागों की आटी 5. यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो 
पहले तीन वणे धारण करते ह) --शिखासूत्रवान्‌ 
ब्राह्मणः ` तर्क० 6. पुत्तलिका का तार या डोरी 
7. संक्षिप्त विधि, गुर, सूत्र 8. परिभाषा परक संक्षिप्त 
वाक्य--परिमाषा--स्वल्पाक्ष रमसन्दिग्घं सारवद्विरवतो 
मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 
9. सूत्रग्रन्थ - उदा० मानवकल्प सूत्र, आपस्तंबसूत् 
10. विधि, घर्म-सूत्र, आज्ञप्ति (विधि में) । सम० 
~ आत्मन्‌ (वि०) डोरी या घागे के स्वभाव वाला, 
(पुं) आत्मा,--आली माला, (जो कण्ठ में. पहनी 
जाये, हार,--कण्ठः 1. ब्राह्मण 2. कबूतर, पेंडुकी 
3. खंजन पक्षी,-कर्मन्‌ (नपुं) बढ़ई का काम 
कारः, कृत्‌ (पुं०) सूत्र रचने वाला, कोणः, 
~ कोणकः डमरु, डगड़गी, - गण्डिका एक प्रकार की 
यष्टिका जिसका उपयोग जूलाहे धागे लपेटने में करते 
हँ,~चरणम्‌ वेदिक विद्यामन्दिर जिनके द्वारा अनेक 
सूत्रग्रंथों का निर्माण हुआ,--दरिद्र (वि०) कम धागों 
वाला वह कपड़ा जिसमें थोड़े धागे लगे हों, झोना 
अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतः मृच्छ० २।९, --धरः, 
--धारः 1. 'डोरी पकड़ने वाला रंगमंच का प्रबंधक, 
वह प्रधान नट जो पात्रों को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित 
करता हे, तथा जो प्रस्तावना में प्रमुख कार्य करता 
हं-परिभाषा यह हे--ताट्यस्य यदनुष्ठानं 
तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । रङ्गदेवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार 
इति स्मृतः ॥ 2. बढ़ई, दस्तकार 3. सूत्रकार 4. इन्द्र 
का विशेषण, --पिटकः बुद्धसंबन्धी त्रिपिटक का प्रथम 
खंड,--पुष्षः कपास का पोधा,--भिद्‌ (पुं) दर्जी 
—भृत्‌ (पुं०) सूत्रधार, - यन्त्रम्‌ 1. 'धागा यंत्र ढरको 
2. जुलाहे की खड्डी,---बीणा एक प्रकार को बांसुरी 
--बैष्टनम्‌ जुलाहे की ढरकी । 

सूत्रणम्‌ [ सूत्र +-ल्युट्‌ ] 1. मिला कर नत्थी करना, क्रम 
में रखना, क्रम बद्ध करना 2. सूत्रों के अनुसार क्रम- 
पूर्वक रखना । 


( ११२० ) 


सुत्रला [ सूत्र्स-ला--क-|-टाप्‌ ] तकवा, तकली । 

सुन्नामन्‌ ==सुत्रामन्‌-_दे० 

सूत्रिका [ सूत्र+-ण्वुल्‌ |-टाप्‌, इत्वम्‌ ] सेवई, सौमी । 

सुत्रित (भू० क० कृ०) { सूत्र+क्त ] 1. नत्थी किया 
हुआ, क्रमबद्ध, प्रणालीबद्ध,. पद्धतिकृत 2. सूत्रविहित, 
सूत्रों के रूप में अभिहित । 

सूत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री णी) [ सूत्र‡इनि ] 1. धागो 
वाला 2. नियमों वाला,--(पुं०) कौवा । 

सूद्‌ ¡ (म्वा० आ० सूदते) 1. प्रहार करना, चोट पहुँचाना, 
घायल करना, मार डालना, नष्ट करना 2. ढालना, 
उंडेलना 3. जमा करना 4. प्रक्षेपण, फेंक देना । 


11 (चुरा० उभ० सूदयति-ते) 1. उकसाना, प्रव- ; 


तित करना, उत्तेजित करना, उभाड़ता, प्राण फूंकना 

2. आघात करना, चोट पहुँचाना, मार डालना 

3. खाना पकाना, रांधना, सिझाना, तैयार करना 

4. उडेलना ढालना 5. हामी भरना, सहमत होना, 

प्रतिज्ञा करना 6. डालना, फेंकना, नि--, (निषूदयति 

चै) मारना । 

[ सूद्‌ घञ्ञ्‌, अच्‌, वा ] 1. नष्ट करना, विनाश, 

जनसंहार 2. उडेलना, चुआना 3. कूआं, झरना 

4. रसोइया, 5. चटनी, रसा, झोल 6. कोई भी वस्तु 

सिझायी हुई, तैयार खाना 7. दली हुई मटर 

8. कीचड़, दलदल 9. पाप, दोष 10. लोघ्र 

वृक्ष । सम० --कमन्‌ रसोइये का काम, --शाला 

रसोई । 

सूदन (वि०) (स्त्री०--नौ) -[ सूद्‌ - ल्युट्‌ ] 1. नाश 
करने वाला, वध करने वाला, विनाशक--दानवसूदन, 
अरिगणसूदन आदि 2. प्यारा, प्रियतम, नम्‌ 1. नष्ट 
*करना, विनाश, जनसंहार 2. हामी भरना, प्रतिज्ञा 
करना 3. डाल देना, फेंक देना । 

सून (भू० क० कृ०) [ सू+क्त, क्तस्य नः ] 1. जन्मा 
हुआ, उत्पन्न 2. फूला हुआ, मुकुलित, खुला हुआ, 
कलिकायूक्त 3. रिक्त, खाली (संभवतः इस अर्थ में 
शून या शून्य समझ कर),-- नम्‌ 1. जन्म देना, प्रसव 
होना 2. कली, मंजरी 3. फूल । 

सूनरी (स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 

सूना [ सुञ्गः नः दीर्घश्च ] 1. कसाई घर, बुचड़खाना, 
--भवानपि सूना परिचर इव गृध्र आमिषलोलूपो 
भीरुकश्च - मा० २ 2. मांस की बिक्री 3. चोट पहुँचाना, 
मार डालना, नष्ट करना 4. मुदुतालु, काकल 
5. करधनी, तगडी 6. गलग्रन्थियों को सूजन, हापू 
7. प्रकाश की किरण 8. नदी 9. पुत्री,--नाः (स्त्री०, 
ब० व०) घर में होने वाली पाँच वस्तुएं जिनसे जीव 
हिसा होनें की संभावना होती हैं, दे० 'शूना' या “पंच- 
शूना' के अन्तर्गत । 


सूदः 


सुनिन्‌ (पुं ) [ सूना--इनि ] 1. कसाई, मांस-विक्रेता 
2. शिकारी । 

सुनुः [ सू+नुक्‌ ] 1. पुत्र--पितुरहमेवैकः सूनुरभवम्‌ 
--का० 2. बाळ, बच्चा 3. पोता (दौहित्र) 4. छोटा 
भाई 5. सूर्य 6. मदार का पौधा । 

सूत्‌ (स्त्री) | सूनु +-ऊडङः | पुत्री । 

सूनृत (वि०) | सु+-नृत्‌+-क- उपसर्गस्य दीर्घः | 1. सत्य 
और सुखद, कृपालु ओर निष्कपट- तत्रसूनतगिरश्च 
सूरयः पुण्यमृग्यजुषमध्यगीषत - शि० १४२१, रघु० 
१९३ 2. कृपालु, सुशील, सज्जन, शिष्ट-तां चाप्येतां 
मातरं मङ्गलानां धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहु:-उत्तर० 
५।३१, तुणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां मेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन--ममु० 
३।१०१, रघु० ६२९ 3. शुभ, सोभाग्यसूचक 
4. प्रियतम, प्यारा,-तम्‌ 1. सत्य तथा रोचक भाषण 
2. कृपापू्ण एवं सुखकर प्रवचन, शिष्ट भाषा--रघु० 
८1९२ 3. मांगरिकता । 

सूपः | सुखेन पीयते-सु+-पा+-घञगर्थे क, पृषो० ] 1. यूष 
रसा--न स जानाति शास्त्रार्थ दर्वी सूपरसानिव 
--सुभा०, मनु० ३1२२६ 2. चटनी, मिर्च, मशाला 
3. रसोइया 4. कड़ाही, बर्तेत 5. बाण । सम? 
--कारः रसोइया, धूपनम्‌,--धूपकम्‌ हींग । 

सुमः [ सू+मक ] 1. पानी 2. दूध 3. आकाश, गगन । 

सुर्‌ (दिवा० आ० सूयंते) 1. चोट पहुँचाना, मार डालना 
2. दृढ़ करना या दृढ होना । 

सूर्ण (वि०) [ सुर्‌- क्त, क्तस्य न. ] चोट पहुँचाया हुआ, 
क्षतिग्रस्त । 

सुरः [ सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकानुदयेन-- सू+-कन्‌ ] 
1. सूर्य 2. मदार का पौधा 3. सोम 4. बुद्धिमान्‌ या 
विद्वान्‌ पुरुष 5. नायक, राजा । सम०- चक्षुस्‌ 
(वि०) सूर्य क्री भांति चमकीला, - सुतः शनि का 
विशेषण,--सुतः सूर्य का सारथि, अर्थात्‌ अरुण । 

सुरणः [ सूर्‌ +-ल्युट्‌ ] सूरन, जमीकंद । 

सुरत (वि०) [ सुञ-रम्‌ +-क्त, पृषो० दीर्घः | 1. क्ृपालु, 
दयालु, कोमल 2. शान्त, धीर । 

सूरिः [ सू+-क्रिन्‌ | 1. सूर्यं 2. विद्वान्‌, या बुद्धिमान्‌ 
पुरुष, ऋषि~अथवा कृतवाग्दारे वंशे$स्मिन्पूवंसूरिभिः 
-रघु० १।४, शि० १४।२१ 3. पुरोहित 4. पूजा करने 
वाला, जैन मत के आचार्यो को दिया गया सम्मान- 
सूचक पद, उदा०--मल्लिनाथसूरि 6. कृष्ण का नाम । 

सुरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ सूर्‌--णिनि ] बुढिमान्‌, 
विद्वान्‌ (पुं०) बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, पंडित । 

सुरी [ सूरि--डौष्‌ ] 1. सूर्य की पत्नी का नाम 2. कुन्ती 
का नाम । 

सुक्षे, (म्वा० दिवा० पर० सूक्षेति, सूक्ष्यंति) 1. सम्मान 


सूक्षं (क्ष्य) णम्‌ [ सूक्ष (क्षय) ल्युट्‌ ] अनादर, | 


(११२१ ) 


करना, आदर करता 2. अनादर करना, अपमान ; 
करना, तिरस्कार करना । ] 


1 
अपमान । 


सुक्ष्य: [ सूक्ष्यं +-घव्म_ | माष, उड़द । 
सूप दे० श्प । 
सामिः,-र्मो (स्त्री) [ =शूमि, पूषो० शस्य सः, पक्षे 


ङीष्‌ ] 1. लोहे या अन्य किसी धातु की बनी मृति 
~मनु० ११।३ 2. घर का स्तंभ 3. आभा, क्रान्ति 
4. ज्वाला । 

[ सरति आकाशे सूर्यः, यद्वा सुवति कर्मणि लोकं 
प्रेरयति-- सृ न-क्यप्‌, नि० ] 1. सूरज - सूर्ये तपत्या- 
वरणाय दृष्ट: कल्पेत लोकस्य कथं तमिलत्ना--रघु० 
५।१३, (पुराणों के अनुसार सूर्य को कश्यप और 
अदिति का पुत्र माना जाता हे-तु० श० ७; उसका 
वर्णन किया जाता है कि वह अपने सात घोड़ों के 
रथ में बैठ कर घूमता हे, अरुण इस रथ का सारथि 
है । सूर्य भगवान्‌ रथ में बैठा हुआ सब लोकों को, 
तथा उनके शुभाशुभ कर्मो को देखता हे । संज्ञा 
(छाया या अश्विनी) उसकी प्रधान पत्नी का नाम 
है, इससे यम और यमुना पेदा हुए दो अश्विनीकुमारों 
नथा शनि का जन्म भी इसी से हुआ) राजाओं 
के सूर्यवंश का प्रवर्तक विवस्वान्‌ मनु भी सूर्य का ही 
पुत्र था) 2. मदार का पौधा 3. बारह को संख्या 
(सूर्य के बारह रूपों से व्युत्पन्न) । सम० अपायः 
सूर्य का छिपना . मेघ० ८०,--अ्ध्यंम्‌ सूयं की सेवा 
में उपहार प्रस्तुत करना,-अइमन्‌ (पु०) सूर्यकान्तमणि, 

अइ्वः सूर्य का घोडा,--अस्तम्‌ सूर्य का छिपना, 
--आतपः सूर्य की गरमी या चमक, धूप,--आलोकः 
धूप, आबतः एक प्रकार का सूरजमुखी फूल, हुलहुल, 

- आह्व (वि०) सूयं के नाम पर जिसका नाम हैं, 
(ह्वः) मदार का भारी पौधा, आक, (-ह्वम्‌) तांबा, 

इन्दुसङ्गमः (सूर्यचन्द्रमा का मिळुन) अमावस्या 
--देश: सूर्यन्दुस ङ्गमः अमरं०,-उत्थानम्‌, उदयः 
सूयं का निकरूना,- ऊढः 1. सूर्य, द्वारा लाया गया, 

सायंकाल के समय आने वाला अतिथि-पंच० १, 
मूर्य छिपने का समय,--कांतः आतशीशीशा, एक 
म्फटिक मणि श० २।७, क्रान्तिः (स्त्री०) 1. सूर्य 
की दीप्ति 2. एक पुष्प विशेष 3. तिल का फूल, 

- कालः दिन का समय, दिन, 'अनलचक्रम्‌ ज्योतिष- 
आास्त्र में शुभाशुभ फल जानने का एक चक्र, ग्रहः 
1. सूर्य 2. सूर्यग्रहण 3. राहु और केतु का विशेषण 
4. घड़े का पेंदा, ग्रहणम्‌ सूर्यग्रहण (चन्द्रमा की 
छाया पड़ने से मूर्यबिब का छिप जाना - पौराणिक 
मत से राहु या केतु द्वारा सूर्य का ग्रास), - चन्द्रौ 

१४१ 


(इसी प्रकार- सूर्याचन्द्रमसौ) (पुं०, द्वि० व०) सूर्य 
और चाँद,--जः तनयः, पुत्रः 1. सुग्रीव के विशेषण 
2. कर्ण के विशेषण 3. शनिग्रह के विशेषण 4. यम के 
विशेषण,--जा, ` तनया यमुना नदी,-- तेजस्‌ (नपुं०) 
सूर्यं की चमक या गर्मी, नक्ष्रम्‌ वह नक्षत्रपुंज 
जिसमें सूर्य हो,--पर्बन्‌ (नपुं) (सूर्यं के नई राशि 
में प्रवेश या सूर्यग्रहण आदि का) पुण्यकार, सूर्यपवं, 
— प्रभव (वि०) सूर्य से उत्पन्न-रघु० १।२,---फणि- 
चक्रम्‌ ==सूर्यकालानलचक्रम्‌, दे० ऊ०,--भक्त (वि०) 
सूयं का उपासक, (क्तः) बन्धुकवृक्ष या गुलदुपहरिपा 
या इसका फूल,-मणिः सूर्यकांतमणि, मण्डलम्‌ सूर्य 
का घेरा, परिवेश,-यन्त्रम्‌ 1. (सूर्योपासना में व्यवहृत) 
सूर्य का चित्र या प्रतिमा 2. सूय के वेघ में काम आने 
वाला एक उपकरण,--रद्मिः सूयं की किरण, सूर्य- 
मयूख या सविता,-लोकः सूर्य का लोक,- वंशः 
राजाओं का सूर्यवंश (जो अजोध्या में राज्य करते 
थे) इक्ष्वाकुवंश, वच॑स्‌ (वि०) सूर्यं के समान तेजो- 
मंडित,--विलोकनम्‌ बच्चे को चार महीने का होने 
पर, बाहर ले जाकर सूर्यदर्शन कराने का संस्कार-तु० 
उपनिष्क्रमणम्‌, सङ्क्रमः, . सडक्रान्तिः (स्त्री) सूर्य 
का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, संज्ञम्‌ केसर, 
जाफ़रान,--सारथिः अक्ष्ण का विशेषण,--स्वुतिः 
(स्त्री ०) स्तोत्रम्‌ सूर्य के प्रति की गई स्तुति,-हृदयम्‌ 
सूर्यं का एक स्तोत्र । 


सूर्या [सूय --टाप्‌] सूर्य की पत्नी । 
सुष्‌ (स्वा० पर० सूषति) फल प्रस्तुत करना, उत्पन्न, 


करना, पैदा करना, जन्म देना । 


सुषणा [सूष्‌ + युच्‌+-टाप्‌] माता । 
सुष्यती (स्त्री०) प्रसवोन्मुखी, आसन्न प्रसवा । 


सृ (भ्वा० जुहो० पर० सरति, सिर्सात,-धावति भी, 


सृत) 1. जाना हिलना-जुलना, प्रगति करना मृगाः 
प्रदक्षिणं सस्रुः--भट्टिण १४१४ 2. पास जाना, 
पहुँचना--निष्पाद्य हरयः सेतं प्रतीताः सस्रुरणंवम्‌ 
--राम० 3. धावा बोलना, चढ़ाई करता (तं) 
ससाराभिमुखः शूरः शार्दूल इव कुञ्जरम्‌ महा? 
4. दौड़ना, तेज चलना, खिसक जाना -सरति सहसा 
बाह्वोमंध्यं गताप्यबला सती- मालवि० ४।११ 
5. (हवा की भांति) तेज़ चलना,--तं चेद्वायो सरति 
सरलस्कन्धसङ्कट्रजन्मा-मेध० ५३ 6. बहना प्रेर० 
(सारयति --ते) 1. चलना या घूमना 2. विस्तार 
करना 3. मरूना, (अंगुलियों से) शने: शने: छूना 
_तन्त्रीमार्द्वी नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचित्‌ ` मेघ ० 
८६ 4. पीछे धकेलना, हटाना सारयन्ती गण्डाभोगा 
कठिनविषमामेकवेणीं करेण मेघ० ९२, इच्छा? 
(सिसीर्षति) जाने की इच्छा करना, अनु - ,1. अनु- 


( ११२२ ) 


गमन करना (सभी अर्थो में), पीछे जाना, ध्यान देना, 
पैरवी करना 2. पहुँचना, (अपने को) पहुंचाना--पूर्वो- 
दिष्टामनुसर पुरीम्‌ मेध० ३०, तेनोदीचीं दिशमनु- 
सरे; -५ 3. अनुशीलन करना, पार करना (प्रेर०) 
1. अग्रणी होना 
2. पीछे चलना, अप , 1. अलग होना, 
निवृत्त होना, वापिस लेना - यदपसरति मेषः 
कारणं तत्प्रहर्तुम--पंच०ण ३।४३ 2. ओझल होना 
अन्तर्धान होना (प्रेर०) भिजबाना, पहुँचाना, हटाना, 
वापिस हटना, दूर हांक देना - अपसारय घनसारं 
-काव्य० ९, मनु० ७।१४९, अभि 1. जाना, 
पहुंचना - कि० ८।४ 2. मिलने के लिए जाना या 
आगे बढ़ना (किसी नियत स्थान पर), नियत करके 
मिळना -- मुन्दरी रमिससार---का० ५८, शि० ६1२६ 
अ. आक्रमण करना, हमला करना, (प्रेर०) नियत 
करके मिलना, मिलने के लिए आगे बढना वल्लभा- 
नभिसिसारयिषूणाम्‌--शि० १०२०, कि० ९३८, 
सा० द० ११५, उद्‌ ,(प्रेर०) दूर भगाना, निकाल 
देना, उप--, 1. पास जाना, पहुंचना, -रघु० १९।१६ 
2. सजग रहना, दर्शन देना--कलासनाथमुपसृत्य निव- 
तंमाना---विक्रम० १।३ 3. चढ़ाई करना, आक्रमण 
करता 4. आपसी मेल-जोल करना, निस्‌--, 1. चले 
जाना, बाहर निकलना, खिसक जाना, निकलना 
“बाण: स्वरकार्मुकनिःसृतः--राम०, इसी प्रकार 
"वसुधास्तनिःसृतमिवाहिपते:-- शि० ९२५ 2. 
होना, कूच करना मनु० ६1४ 3. बहना, पसीजना, 
रिसना --यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः 
पयसाँ रसज्ञ:--रघु० २।३६ (प्रेर०) हांक कर द्र 
करना, निष्कासित करना, वाहर निकाल देना, परि-, 
चारों ओर बहना-वनं सरस्वती परिससार-- ऐत०, 
परिसस्रुरापः--महा० 2. चक्कर काटना, घूमना 
प्रदक्षिण तं परिसृत्य-भाग०, (परिपतति- के स्थान 
पर परिसरति-पाठान्तर) शिखी भ्रान्तिमद्वांरियन्त्रम्‌ 
--मालवि० २1१३, प्र--, 1. बह जाना, झरना, उदय 
होना, प्रोद्गत होना -लोहिताद्या महानद्यः प्रसस्रुस्तत्र 
चासकृत्‌ -महा० 2. आगे जाना, आगे बढ़ना - वेला- 
निलाय प्रसृता भुजङ्काः-रघु० १३।१२, अन्वेषण-- 
प्रसृते च मित्रगण --दश० 3. फैलना, चारों ओर 
फैलना - कृशानुः कि साक्षात्प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌ 
त काव्य० १०, प्रसरति तृणमध्ये लब्धवृद्धिः क्षणेन 
(दवाग्निः) -ऋतु० ११२५ 4. फैलना, छा जाना, 
व्याप्त होना प्रसरति परिमाथी कोऽप्ययं देहदाहः 
"मा० १।४१, भित्वा नित्त्वा प्रसरति बलात्कोऽपि 
चेतोविकारः-उत्तर० ३।३६ 5 बिछाया जाना, विस्तार 
करना --न मे हस्तौ प्रसरत: -श० २ 6. (किसी 


वायुरनुसःरयतीव माम्‌ राम० ` 


कार्य को करने के लिए) उन्मुख होना, इच्छुक होना, 

| न में उचितेषु करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति--श० ४, 

| प्रसरति मनः कार्यारम्भे 7. छा जाना, आरम्भ करना, 

| उपक्रम करना - प्रससार चोत्सवः. कथा० १६।८५्‌ 
8. लम्बा होना, दीर्घ होना विक्रम» ३।२२ 9. मज- 
बूत होना, प्रबल होना-प्रसृततरं सस्यम्‌ -- दश०, 
10. (समय) बिताना, (प्रेर०) 1. फैलाना, बिछाना 
7 भट्टिण १०।४४ 2. बिछाना, विस्तार करना, 
(हाथ आदि) फँलाना--कालः सर्वजनान्‌ प्रसारितकरो 
गृह्णाति दूरादपि पंच० २1२० 3. फैलाना, बिक्री के 
लिए खिलाना-क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धयापणे 
प्रसारितं क्रय्यम्‌ -- सिद्धा०, मनु० ५1१२९ 4. चौडा 
करना, (आँखों की पुतली को) फैलाना 5. प्रकाशित 
करना, ढिढोरा पीटना, प्रचारित करना, प्रति 
1. वापिस जाना, लौटना 2. घावा बोलना, चढ़ 
आना, आक्रमण करना, हमला करना--देत्यः प्रत्यसर- 
हैवं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ` हरि० (प्रेर०) पीछे की 
ओर ढकेलना, बदल देना - कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं 
मया प्रतिसार्यते -- श० ३।१३, वि ,फेलाना, विस्तृत 
होना, प्रसृत होना चक्रीवदङ्गरुहघूञ्ररुचो विसखु: 
शि ५१८, ९११९, ३७, कि० १०५३ (प्रेर०) 
1. फैलना, बिछाना 2. व्याप्त होना, सम्‌ --1. फँलना 
2. हिलना-जुलना 3. मिलकर जाना या उड़ना 
4. जाना, पहुंचना--पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां 
यान्ति शत्रुषु-मनु० १२७०, (प्रेर०) 1. ऊपर फैलाना 
2. घुमाना, चक्कर देना--जन्मवृद्धिक्षर्यनित्यं संसार- 
यति चक्रवत्‌--मनु० १२1१२४ । 

सुकः [ सृ--कक ] 1. हवा, वायु 2. बाण 3. बज्न 
4. कमल, करव | 

सृकण्ड्‌ (सत्री) [ स विवपू, पृषो० तुक्‌ न, सृ +-कण्ड 
क० स० ] खुजली । 

सुकालः | सृ +- कालन्‌ ] दे० “श्रुगाल' । 

सुक्कम्‌, सूक्कणी, सृक्कन्‌ (नपुं) ) [सृज्‌ -+ कन्‌, कनिन्‌, 

सृक्किणी, सुक्किन्‌ (नपुं), सृक्वम्‌, क्वनिप्‌ बा] मुंह का 


किनारा सक्वबिणी 
सृक्वणी, सुक्वन्‌ (नपुं ०), सृक्विणी, परिलेलिहन्‌ - पंच० 
सुक्विन्‌ (नपुं०) १। 


सुगः | सृञ-गक्‌ ] एक प्रकार का बाणया नेजा, भिंदि- 
पाल । 

सृगालः [ सृ +गालन्‌ | दे० “गाल! । 

सूङ्का (स्त्री०) रत्नों या मणियों से बना हार, मणियों की 
जगमगाती लड़ी । 


सृज्‌ 1 (तुदा० पर० सृजति, सृष्ट ] 1. रचना करना, 
पदा करना, बनाना, प्रसव करना, जन्म देना-- अर्धेन 


{ ११२३ ) 


नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः मनु० १1३२, 
३३, ३४, ३६, तन्तुवाभः स्वत एव तन्तून्‌ सुजति 
-शारी० 2. पहनना, रखना, प्रयोग में लाना 
3. जाने देना, ढीला छोड़ना, मुक्त करना 4. उत्सर्जन 
करना, छितराना, प्रसृत करना, बिखेरना, डालना 
--अस्नाक्षुर्रं करुणं रुवन्त:--भट्टि० ३३१७, आनन्द- 
शीतामिव वाष्पवृष्टि हिम्नुति हैमवतीं ससर्ज--रघु० 
१६।४४, ८।३५ 5. कहला भेजना, उच्चारण करना, 
कु० २५३ ७।४७ 6. फेकता, डाळ देना 7. छोड़ना, 
छोड़ कर चले जाना, त्यागना, हटा देना ! 

1 (दिवा० आ० सुज्यते) ढीला होना, इच्छा० 
(सिसुक्षति) रचना करने की इच्छा करना । अति- 
1. देना, अपंण करना--विक्रम० १।१५, रघु० ११] 
४८ 2. त्यागना, पदच्युत करना 3. उगलना 
4. अनुज्ञा देना, अनुमति देना, अभि , देना, प्रदान 
करना, अव 
बखेरना, अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ 
-““मनु० १।८ 2. ढालना, बूद-बूंद टपकाना--उत्तर० 
३।२३ 3. ढीला छोड़ना, उद्‌--, 1. उडेलना, उगलना 
निकाल देना,--व्यलीकनिः:श्वासमिवोत्ससर्ज कु० 
३।२५, सहस्नगुणमुत्ल्ष्टुमादत्ते हि रसं रवि:--रघु ० 
१।१८, 'उडेल देना, वापिस देता या लौटाना 2. (क) 
छोड़ कर चले जाना, छोड़ देना, परित्याग करना, 
-रघु० ५१५१, ६।४६, कु० २२६, (ख) एक ओर 
फेंकना, स्थगित करना--स चापमुत्सृज्य विवृद्ध 
मन्य्‌:--रघु० ३१५०, ४५४ 3. ढीला छोड़ना, 
स्वच्छन्द घूमने देना तुरद्भमुत्सृष्टमनगंलं पुनः-रघु० 
३।३९ 4. दागना, फेंकना, गोली मारना--भट्टि० 
१४।४५ 5. बोना, (बीज) बखेरना 6. उपहार देना, 
प्रदान करना 7. बिछाना, बिस्तार करना 8. हटाना 
9. दूर करना 10. मिटाना, प्रतिबंध गाना, उप -., 
1. उडेलना, (जल आदि) प्रस्तुत करना 2. जोड़ना, 
मिलाना, संयुक्त करना, संसक्त करना, संबद्ध करना 
-“ सुखं दुःखोपसृष्टम्‌ 3. व्याकुल करना, अत्याचार 
करना, सताना--रोगोपसुष्टतन्‌ दवसर्ति मुमुक्षु:--रघु ० 
८।९४ 4. ग्रहण लगना, ग्रस्त करना, मनु० ४।३७ 
याज्ञऽ १।२७२ 5. पैदा करना, क्रियान्वित करना 
6. नष्ट करना, नि . , 1. स्वतन्त्र करना, बरी करना 
~न स्वामिना निसृष्टोपि शूद्रो दास्याद्विमृच्यते 
--मनु० ८।४१४ 2. हवाले करना, सौंपना, सुपुर्द 
करना -तु० निसृष्ट, प्र, 1. छोड़ना, त्यागना 
2. ढीला छोड़ना 3. बोना, बखेरना 4. क्षतिग्रस्त 
करना, चोट पहुँचाना, कि -, 1. त्यामना, छोड़ना 
तिलांजरि देना-विसृज सुन्दरि सङ्गमसाध्वसम्‌ 
¬-मालवि० ४।१३, पूर्वार्घेविसृष्टतल्पः ` रघु ० १६।६, 


भामि० १।७८ 2. जाने देना, ढीला छोड़ना 3. ढालना 
उडेलना--रघु० १३1२६ 4. भेजना, प्रेषित करना 
भोजेन दूतो रघवे विसृष्ट: --रघु० ५।३९ 5. पद व्यृत 
करना जाने की अनुमति देना, भेजना--रघ० ८।९१, 
१४१९ 6. देना--रघ्‌० १३।६७, १८1७ 7. भेज 
देना, डाल देना, बिसार देना, फेंकना-विसजति हिम- 
गर्भै रग्निमिन्दुर्मय्खः--श० ३१२ 8. डालना, गिरमे 
देना, प्रहार करना--विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌-उत्तर० 
२।१० 9. उच्चारण करना--शि० १५1६२ 10. उतार 
फेंकना, संबंध-विच्छेद करना,--सम्‌--, 1. मिलना 
मिश्रण करना, संयुक्त करना, संपृक्त करना--संस- 
ज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नः--रघ्‌० ५।६९, अस्ना 
रक्षः संसुजट'त,-ऐत'° 2. मिलना,--सौमित्रिणा तदनु 
सससृज--रधु ० १३।७ कु० ७।७४ 3. रचना 
करना । 


1. डालना, फेंकना, बोना (बीज) | सूजिकाक्षारः [ ष० त० ] सज्जी का खार, शोरा, रेह । 


सूजयाः (पुं० ब० व०) एक राष्ट्र या जनपद का नाम । 

सृणिः (स्त्री०) [ सु+निक्‌ ] अंकुश, हाथी को हांकने का 
आंकड़ा--मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सणि:--हि० २। 
१६५, शि० ५५, --णिः 1. शत्रु 2. चन्द्रमा । 

सुणि (णो) का [ सृणि+कन्‌ (ईकन्‌) --टाप्‌ ] लार, 
थूक । 

सूतिः (स्त्री०) [स्‌ ~-क्तिन्‌] 1. जाना, सरकना, मनु) 
६।६३ 2. रास्ता, मार्ग, पथ (आलं० सै भी--नते 
सृति पार्थ जानन्‌ योगी मृह्यति करचन---भग० ८२७ 
3. चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना । *. 

सृत्वर (वि०) (स्त्री०--री) [स्‌+-क्वरप्‌, तुक्‌] जाने 
वाला, सरणशील, - री 1. नदी, दरिया 2. माता । 

सृदरः [सृ य-अरक्‌, दुक] साँप । 

सृदाकुः [सृ +-काकु, दुकच] 1. हवा, वायु 2. अग्नि 3. हरिण 

इन्द्र का वज्र 5. सूर्यमंडल,-- स्त्री» नदी, सरिता ! 

सृप्‌ (भ्वा० पर० सपंति, सुप्त, इच्छा» सिसुप्सति} 
1. रंगना, पेट के बल चलना, शर्नें: शने: सरकना 
2. जाना, हिलना-जुलना, अनु--, 1. पास जाना 
पहुंचना - गिरिमन्वसुपद्राम:--भट्टि० ६२७ 2. पीछा 
करना -- भट्टि १५५९, अप्‌ - ; 1. चले जाना, पीछे 
हट जाना, लोट पडना--तत्त्वरितमनेन तरुगहनेनाप- 
सपंत--उत्तर ०४ 2. सरक जाना, मन्द मन्द चछना 
3. (भेदिये की भांति) छिप कर देखना--उत्तर० १ 
4. अलग होना, छोड़ना, उद्‌-, 1. ऊपर को उड़ना 
“2. ऊपर जाना, पहुँचना-सरित्रवाहस्तटमुत्ससर्प-रघ्‌ ० 
“५४६, उप--, 1. पहुँचना, निकट जाना- मालविर 
१।१२ 2. हरकत करना, जाना-पंच० २।२३ 
3. पहुँचना, प्राप्त करना, भुगतना दुःखम्‌ सुखम्‌ 
4. आरंभ करना--मनु० १०।१०५ 5. आक्रमण 


( ११२४ ) 


करना, परि-, 1. चारों ओर घुमना, छा जाना 
2. इधर उधर घूमना, प्र- 1. आगे जाना, बाहर 
निकलना, आगे आना, प्रगति करना--भट्ठटि ० १४। 
२० 2. फैलाना, प्रचारित करना, (आलं० से भी) 
रुधिरेण प्रसपंता --महा०, आलर्कं विषमिव सर्वतः 
मसृप्तम्‌--उत्तर० १।४०, वि--, 1. जाना, प्रयाण 
करना, प्रगति करना --यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र 
तत्र विससर्प मायया -- रघु० ११।२९, ४५२ 2. इधर 
उधर उड़ता या घूमना 3. फलाना -मनोरागस्तीव्र 
विषमिव त्रिसपंत्यविरतम्‌ - मा० २।१ 4. साथ साथ 
अहना, नीचे गिरना -(बाष्पौघः) विसर्पन्‌ घाराभिर्ळू- 
ठति धरणीं जर्जरकणः - उत्तर० १।२६ 5. लेकर 
चम्पत होना, बच निकलना 6. छा जाना 7. मुड़ना, 
धूमना 8. भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना सम्‌, 
1. हिलना-जुलना, --संसपंत्या सपदि भवतः स्रोतसि 
च्छाययासी मेत्र० ५१ 2. साथ साथ चलना, बहना 
--मेघ० २९। 

सुषाटः [सृप्‌ -+-कादन्‌] एक प्रकार की माप । 

सुषाटिका [सृपाट +-डीष्‌+-कन्‌ः+ टापू, हस्वः] पक्षी की 
चोंच । 

सृपाटी [सृपाट +-डीष्‌] एक प्रकार की माप । 

सप्र: [सृप्‌ +-क्रन्‌] चन्द्रमा । 

सुभ, सुम्भ (म्वा० पर० संति, सुम्भति) चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, वध करना । 

समर (वि०) (स्त्रीण्री) [सृ--क्मरच्‌] गमन करने 
वाला, जाने वाला,--रः एक प्रकार का हरिण । 

सृष्ट (भू? क० कृ०) [सृज्‌-क्त] 1. रचित, उत्पादित 
2. उडेला हुआ, उगला हुआ 3. ढीला छोड़ा हुआ 
4. छोड़ा हुमा, परित्यक्त 5. हटाया गया, दुर भजा 
गया 6. निश्चय किया गया, निर्धारित 7. संयूक्त, 
संबद्ध 8. अधिक, प्रचुर, असंख्य 9. अलंकृत -दे० 
"मृज्‌ । 

सृष्टिः (स्त्री०) [सृज्‌ -- क्तिन्‌] 1. रचना, कोई भी रचित 
तस्तु-कि मानसी सृष्टिः ०४, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या 

श०१॥१, सृष्टिराद्येः :/त:--मेघ० ८२ 2. संसार 

की रचना 3. प्रकृति, पादतिक संपत्ति 4. ढीला 
छोड़ना, उद्गार 5. दान फरना, भेंट 6. गुणों की 
विद्यमानता 7. पदार्थ का अभाव । सम० जगत्‌ (पुं०) 
अप्टा, रचयिता । 

स्‌ ({कथा० पर० सृणाति] चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना । 

सेक (स्वा० आ० सेकते) जाना, हिलना-जुलना । 

सेकः ¦ सिच्‌+घञा,] छिड्कना, (वृक्षों को) पानी देना, 
"नक: सीकरिणा करेण विहितः कामम्‌--उत्तर० ३।१६, 
“3० १५१, ८।४५, १६।३०, १७।१६ 2. उद्गार, 


प्रसार 3. वीर्यपात 4. तर्पण, चढावा । सम ०--पात्रम्‌ 
1. पानी छिड़कने का पात्र, जल-पात्र 2. डोलची, 
बोका । 

सेकिमम्‌ [ सेक--डिम ] मूली । 

सेक्तृ (वि०) (स्त्री०-क्त्र) | सिच्‌--तृच्‌ ] सींचने वाला 
(पु०) 1. छिड़काव करने वाला 2. पति । 

सेक्त्रम्‌ [ सिच्‌--ष्ट्रनू | डोलची, सींचने का पात्र । 

सेचक (वि०) (स्त्री०-चिका) [ सिच्‌+प्वुल ] सींचने 
वाला, कः बादल । 

सेचनम्‌ [ सिच्‌+-ल्युट्‌ ] सींचना, (वृक्षों को) पानी देना, 
-वृक्षसेचने द्वे घारयसि मे श० १ 2. स्राव, छिड़काव 
3. मन्द-मन्द रिसना, टपकना 4. डोलची । सम० 
धटः सींचने का बर्तन । 

सेचनो | सेचन+-डीप्‌ ] डोलची । 

सेदुः [ सिट्‌+-उन्‌ ] 1. तरबूज 2. एक प्रकार की ककडी । 

सेतिका (स्त्री०) अयोध्या का नाम । 

सेतुः | सि+-तुन्‌ ] 1.-मिट्ठी का टीला, मेंड, किनारा, 
ऊंचा मार्ग, बांध--नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलसंघात 
इबासि विद्रुतः. कु० ४६, रघु० १६।२ 2. पुल 
वैदेहि पञ्यामलयाद्विभक्तं _मत्सेतुना फेनिलमम्बु- 
राशिम्‌ रघु० १३।२, सैन्येबंडद्विरदसेतुभिः- ४।३८ 
१२७०, कु० ७५३ 3. सीमाचिह्न, मेंड--मनु० ८। 
२४५ 4. संकुचित मार्ग, दर्रा, संकीर्ण गिरिपथ 5. हद, 
सीमा 6. जंगला, परिसीमा, किसी प्रकार का अवरोध 
-दूष्ये: सर्ववर्णारच भिद्येरन्‌ सर्वसेतव:---सुभा० 
7. निश्चित नियम या विधि, सवंसम्मत प्रथा 8. ओम्‌" 
पुनीत अक्षर--मन्त्राणां प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणव: 
स्मृतः । ख्रवत्वनोंकृतं पूवं परस्ताच्च विदीयंते । 

कालिका० । सम०--बन्धः 1. पुल का निर्माण, 

नवारा की रचना - वयोगते कि वनिताविलासो जले 

गते कि खलु सेतुबन्धः --सुभा०, कु० ४।६ 2. हैल 

* शंजलाजो कारोमण्डल समुद्रतट की दक्षिणी सीमा 

से लका तक फॅली हुई है (कहते हे कि यही बह पुल 

है जिसे नलनील ने राम के लिए बनाया था) 3. कोई 

भी पुल या नवारा, - भेदिन्‌ (वि०) 1. बन्धनों को 

तोड़ने वाला 2. रुकावटों को हटाने वाला (पुं०) 

एक वृक्ष का नाम, दन्ती । 


सेतुकः [ सेतु--क ] 1. समुद्रतट, नवारा, पुल 2, दर्रा । 

सेत्रम्‌ | सि+पष्ट्रन्‌ ] बन्धन, हथकड़ी, बेडी । 

सेदिवस्‌ (वि०) (स्त्री०-सेवुषी) [ सद्‌ लिट्‌ क्वसु ] 
बैठा हुआ । 

सेन (वि०) [ सह इनेन ब० स० 
कोई स्वामी हो, नेता हो । 

सेना [ सि+-न+-टाप्‌, सह इनेन प्रभुणा वा ] 1. फौज 
¬ सेनापरिच्छदस्तस्य इयमेवाथंसाधनम्‌ -- रघु० १।१९ 


] प्रभु वाला, जिसका 


( ११२५ ) 


2. संग्राम के देवता कातिकेय की मूर्त पत्नी सेना, 
फोज--तु० देवसेना । सम०- अग्रम्‌ सेना का अग्रभाग, 
जगः सेना का नायक या सेनापति,- अङ्गम्‌ सेना का 
संघटक भाग (यह गिनती में चार है -- हस्त्यश्वरथ- 
पादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम्‌),--चरः 1. सैनिक 
2. अनुचरवर्ग, निवेशः सेना का शिविर  रघु० ५। 
४९, नी (पं०) 1. सेना का नायक, सेनापति, सेना- 
ध्यक्ष सेनानीनामहं स्कन्दः - भग० १०२४, कु० 
२1५१ 2. कातिकेय का नाम अधैनमद्रेस्तनया शुशोच 
सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रै: . रघु० २1३७, पतिः 
1. सेना का नायक 2. कातिकेय का नाम परिच्छद 
(बि०) सेना से घिरा हुआ (रघु० १।१९ में 'सेना- 
परिच्छदः' कभी कभी एक ही शब्द समझा गया और 
तदनुकूल ही अर्थ किया गया, परन्तु इनको अलग- 
अलग दो शब्द समझना ज्यादह अच्छा है), पृष्ठम्‌ 
सेना का पिछला भाग, - अङ्कः सेना का भग्न हो जाना, 
सर्वथा तितर-बितर होना, अव्यवस्थित रूप से इधर 
उधर भागना, मुखम्‌ 1. सेना का एक दस्ता या 
भाग 2. विशेषतः वह दस्ता जिसमें तीन हाथी, तीन 
रथ, नौ घोड़े और पन्द्रह पदाति हों 3. नगर फाटक 
के बाहर बना मिट्टी का टीला, योगः सेना की 
सुसज्जा, - रक्षः पहरेदार, सन्तरी । 

सेफः | सि--फः | पुरुष का लिग - तु० 'शेफ' 1 

सेमन्ती [ सिम्‌ +-झि-- ङीष्‌ ] सफेद गुलाब, सेवती । 

सेरः (पुंश) एक विशेष माप, सेर का बट्टा, (लीलावती 
इसकी परिभाषा को है पादोनगद्यानकतुल्यट डू द्विसप्त 
तुल्ये: कथितोऽत्र सेरः) । ९ 

सेराह: (पुं०) दुग्ध के समान श्वेत रंग का घोड़ा । 

सेर (वि०) [ सि--रु ] बाँधने वाला, कसने वाला । 

सेल (भ्वा० पर० सेलति) जाना, हिलना-जुलना । 

सेव (म्वा आ० सेवते, सेवित, प्रेर० सेवयति ते, 
इच्छा० सिसेविषते नि, परि, वि आदि इकारांत 
उपसर्गो के पश्चात्‌ सेव्‌ का स्‌ बदल कर प्रायः मूर्घन्य 
ष्‌ हो जाता है) 1. सेवा करना, सेवा में उपस्थित 
रहना, सम्मान करना, पूजा करना, आज्ञा मानना 


-"प्रायो भृत्यास्त्जन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः 


मुद्रा० ४२१, या, ऐश्वर्यादनपेतमीश्व रमयं लोकोऽ 
थेतः सेवते-- १॥४ 2. अनुगमन करना, पीछा करना, 
अनुसरण करना 3. उपयोग में छाना, उपभोग करना 
= कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिकाजनन- 
शक्तिभृता मृगेण--रस० 4. शारीरिक सुखोपभोग 
करना-भामि० १।११८ 5. अनुराग करना, अनुष्ठान 
करना - मनु० २।१, कु० ५।३८, रघु० १७।४९ 
6. सहारा लेना, आश्रित होना, रहना, बार-बार 
आना जाना, बसना,-तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं 


कारण्डवः सेवते-विक्रम० २।२३, पंच० १।९ 7. पहरा 
देना, रखवाली करना, रक्षा करना, आ--, उपभोग 
करना यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्न 
शिखण्डिबहं: -कु० १११५, प्रवातमासेवमानां तिष्ठति 
--मालवि० १ 2. अस्यास करना, अनुष्ठान करना 
3. सहारा लेना, उप---, 1. सेवा करना, पुजा करना, 
सम्मान करना, मनु० ४।१३३ 2. अभ्यास करना, 
अनुसरण करना, ध्यान देना, पीछा करना 3. व्यस्त 
होना, उपभोग करना-भग० १५।९ 4. (किसी स्थान 
पर) नित्य जाना, बसना 5. मलना, मालिश करना, 
नि--, पीछा करना, अनुसरण करना, संलग्न करना, 
अभ्यास करना--श० १1२७ 2. उपभोग करना 
निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्‌-श० ५।५, कु० १।६ 

3. शारीरिक सुखोपभोग करना-यथा यथा नामरसेक्षणा 
मया पुनः सरागं नितरां निषेविता भामि० २।१५५ 
4. सहारा लेना, बसना, नित्य आना-जाना-- कु० ५। 
७६ 5. उपयोग में लाना, काम में लाना विषतां 
निषेवितमपक्रियया समुपैति सर्वमिति सत्यमद:--शि ० 
९।६८ 6. सेवा में उपस्थित रहना, हाजरी दैना 
7. नजदीक जाना, पहुँचना 8. भुगतना, अनुभव 
करना, परि-, 1. सहारा लेना 2. उपभोग 
करना, लेना । 

सेव दे० 'सेवन' । 

सेवक (वि०) [ सेव्‌--ण्वुल्‌ ] 1. सेवा करने वाला, पूजा 
करने वाला, सम्मान करने वाला 2. व्यवसाय करने 
वाला, अनुगामी 3. आश्रित, दास,--कः 1. टहलुआ, 
-आश्नित सैवया धनमिच्छडद्ि: सेवक: पश्य कि कृतम्‌ । 
स्वातंत्र्यं यच्छरीरस्य मूढेस्तदपि हारितम्‌--हिँ० 
२।२० 2. भक्त, पूजक 3. सीने वाला, दर्जी 
4. बोरा, थेला । 

सेवधि (अव्य०) दे० शेव’ के अन्तर्गत 'शेवधि' । 

सेवनम्‌ [ सेव्‌- ल्युट्‌ ] 1. सेवा करना, सेवा हाजरी में 
खड़े रहना, पूजा करना--पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन 
--रघु० १८।३० 2. अनुगमन करना, अभ्यास करना, 
काम में लगाना - मनु० १२।५२ 3. उपयोग करना, 
उपभोग करना 4. शारीरिक सुखोपभोग करना 
~-यत्करोत्येकरत्रेण वृषलीं सेवनाद्‌द्विजः-मनु० ११। 
१७९ 5. सीना, टाँका लगाना 6. बोरा, थेला । 

सेवनी | सेवन+-ङीप्‌ ] 1. सुई 2. सीवन, संधिरेखा 
3. संधि या सीवन की भाँति शरीर के अंगों का 
संघान । 

सेवा [ सेव्‌ +-अङ्‌-{-टाप्‌ ] 1. परिचर्या, खिदमत, दासता, 
टहल सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने इववृत्ति 
विदु:--मुद्रा० ३।१४, हीनसेवा न कतंव्या---हि० 
३।११ 2. पूजा, श्रद्धांजलि, सम्मान 3. संलग्नता, 


( ११२६ ) 


भक्ति, चाव 4. उपयोग, अभ्यास, काम में लगना, 
प्रयोग 5. बार बार आना--जाना, आश्रय लेना 
6. चापलूसी, बहकाना, चिकने चुपड़े शब्द अलं 
सेवया मध्यस्थतां गृहीत्वा भण-(मालवि० ३ । सम» 

आकार (वि०) दासता के रूप में--विक्रम० 
31१, काकुः सेवा में आवाज में परिकर्तत (यह 


विक्रम» ३।१ में 'सेवाकारा' शब्द का रूपान्तर 
शै), धर्म: 1. सेवा करने का कर्तव्य सेवाधर्मः 
परमगहनो योगिनामप्यसम्य:---पंच ० १।२८५ 


2. सवा का दायित्व,--व्यवहारः सेवा की विधि या 
प्रथा । 
गवि  नपु०} | सेव्‌ “इत्‌ | 1. बेर 2. सेव । 
न्वित (भू० क० कृ) [ सेव्‌+-क्त ] 1. सेवा किया 
गया, जिसकी टहल को गई हे, पूजा किया गया 
: अनुग त, अभ्यस्त, पीछा किया गया 3. जहाँ नित्य- 
उनि आया जाव, सहारा लिया गया, जहाँ (लोग) 
इस हुए हों, जहा सगी-माथी हों 4. उपभुक्त, उप- 
'क्‍्न.--तम्‌ !. सेव 2. बेर । 
अखिल : पू ०) [ सेव्‌ -तृच्‌ | सेवक, दास । 
र्ने ,वि2) | सेव--णिनि ] 1. सेवा करने वाला, 
जा करने वाला 2. अनुगन्ता, अम्यासी, उपयोक्त 
* वसनं वाला, रहने वाला, (पुं०) सेवक । 
ब) | सेव्‌ +ण्यत ¦ 1. सेवा किए जाने के योग्य, 
हल किए जाने के योग्य 2. उपयोग में लाने के योग्य, 
म में लाने के योग्य 3. उपभोग किए जाने के योग्य 
उख-भाल किए जाने के योग्य, पहरा दिए जाने के 
म्य, व्य: 1. स्वामी (विप० सेवक ),-भय तावत्से- 
दादभिनिविद्यतै सेवक जनम्‌--मुद्रा० ५।१२, पंच० 
: ४८ 2. अञ्वत्थवृक्ष, व्यम्‌ एक प्रकार की जड़ । 
“मय -सेवकौ (१०, द्रि० व०) स्वामी और नौकर । 
+ ६ शवा पर० --सायति) बर्बाद होना, क्षीण होना, नष्ट 
टोना । । 
भह (बि०) स्त्री? ही) [ सिंह+अण्‌ ] सिंह से 
संबद्ध, सिह सम्बन्धी युति सेंहीं कि शवा धृतकनक- 
साळोर्जप लभते हि० १1१७५ | | 
विण) | सिहल 4-अण्‌ | लंका सम्बन्धी, लंका में | 
न्न, या लंका में होने वाला । | 
ह संहिकेयः [ सिहिक--अण्‌, सिहिका--ढक्‌ ] 
पहु का मातु परक नाम । 
i 
| 


ब्त 


सत :वि०) (स्त्रो> ती) | सिकताः सन्त्यत्र अण्‌ | 
1. रेत युक्त या रेत से बना हुआ, रेतीला, कंकरीला 
तोवस्येवाप्रतिहतरयः संकतं सेतुमोधः-- उत्तर० 

13६ 2 रेनीली भमि वाला, 
सुरगज इव गागं सकतं सुप्रतीकः 
१३।१७, ६२, 


तम्‌ रेतीला तट 
रघु० ५1७५, 
१६।२१, 


"10, १०।६९, १३1७६, 


कु० ११२९, श० ६1१७ 2. रेतीले तटों वाला द्वीप 
3. किनारा या द्वीप । सम० इष्टम्‌ अदरक! 

सेकतिक (वि० ) ( स्त्री०-की ) [सँकत + ठन ] 1. रेतीले 
तट से संबन्ध रखने वाला 2. घट-बढ़ होने वाला, 
तरंगित, सन्देह की अवस्था में रहने वाला, सन्देहजीवी, 
कः 1. साधु 2. संन्यासी, कम्‌ मंगलसूत्र जो 
सौभाग्यशाली अनने के लिए कलाई में बांधा जाता 
है या कठ में पहना जाता हे । 

संद्धान्तिक (वि०) (स्त्रीश को) [ सिद्धान्त +-ठक्‌ ] 
किसी राद्धांत या प्रदर्शित सत्य से सम्बन्ध रखने 
वाला 2. जो वास्तविक सचाई को जानता है । 

सेनापत्यम्‌ [ सेनापति +-ष्यञ्ञ्‌ ] किसी सेना का सेना- 
पतित्व, सेनाघ्यक्षता --कु० २।६१ । 

सैनिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सेनायां समर्वेति ठक्‌ | 
1. सेनासम्वन्धी 2. फौजी, कः 1. सिपाही पपात 
भूमी सह संनिकाश्रुभि: --रघु० ३।६१ 2. पहरेदार, 
सतरी 3. सामरिक व्यूह में व्यवस्थित संन्यसमूह 
-¬-रघु० ३।५७। 

सैन्धव (वि०) (स्त्री०-- वी) [ सिन्धुनदीसमीपे देशे भवः 
अणू | 1. सिधु प्रदेश में उत्पन्न या पैदा हुआ 
2. सिधु नदौ संबन्धी 3. नदी में उत्पन्न 4. समुद्र 
संबन्धी, सागर सम्बन्धी, सामुद्रिक,--वः 1. घोड़ा, 
विशेषतः वह जो सिंधु देश में पला हो--नै० १।७१ 
2. एक ऋषि का नाम, वः, - चम्‌ एक प्रकार का 
सेंधा नमक,-- वा: (पुं), ब० व०) सिधु प्रदेश के 
अधिवासी । सम० --धनः नमक का ढेला, --शिला 
एक प्रकार का पहाड़ मे निकलने वाला नमक । 

सेन्धवक (वि०) (स्त्री०-की) [ सैधव-+-वुझा ] सैंधव 
सम्बन्धी, कः सिंधु देश का कोई आपद्ग्रस्त व्यक्ति 
जिसकी दशा दयनीय हो । 

सैन्धी (स्त्री) एक प्रकार की मदिरा (सम्भवतः वह जो 
ताइ के रस से तैयार की गई हो) ताड़ी । 

सेन्यः [ सेनायां समवैति ज्य ] 1. सैनिक, सिपाही--शि० 
-५।२८ 2. पहरेदार, संतरी, न्यम्‌ सेना, सेना की 
टुकड़ी--स प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसन्ये रनुद्रुतः--रघु० 
१२।६७। 

सेमन्तिकम्‌ [ सीमन्त--ठक्‌ | सिंदूर । 

सैरन्ध्रः, सरिन्धः [ सीरं हलं धरंति--सीर न-धृ+क, मुम्‌ 
=-सीरन्ध्रः कृषकः तस्येद शिल्पकमं सीरन्ध्र--अण्‌ 
पक्षे इत्वम्‌ | 1. घरेलू नौकर, किकर 2. एक मिश्च 
जाति, दस्यु जाति के पुरुष तथा अयोगव जाति की 
स्त्री से उत्पन्न सन्तान--संरिन्ध्रं बागुरावृत्ति सूते 
दस्युरयोगवे मनु० १०।३२। 

सैरन्ध्री, सेरिन्ध्रो | सरं (रि) ध्र+-डीष्‌ ] 1. दासी या 
सेविका जो अन्तःपुर में काम करे (सँरंधर 2. में 


( ११२७ ) 


वर्णित मिश्र जाति की स्त्री) 2. स्वतन्त्र स्त्री जो 
शिल्पकारिणी के रूप में दूसरे के घर जाकर काम 
करे 3. द्रौपदी का विशेषण (अज्ञात वास में विराट्‌ 
की पत्नी सुदेष्णा की सेवा करते समय द्रौपदी ने यह 
नाम रख लिया था) । 
सँरिक (वि०) (स्त्री) को) [ सीर--ठक | 1. हल- 
सम्बन्धी 2. खूडो से युक्त,--कः 1. हल में चलने 
वाला वल 2. हाली, हलवाहा ! 


सेरिभः | मीरे हले तद्वहने इभ इव शूरत्वात्‌, शक० पर० 
सीर-|-इभ्‌ --अण्‌] 1. भँसा--अवमानित इव कुलीनो 
दीर्घ निःइवसिति सरिभः--मृच्छ० ४ 2. इ 
स्वग । 

सेवाल दे० 'शेवाल' । 

संसक (वि०) (स्त्री की) [ सीसक-अण्‌ | सौसे का 
बना हुआ, सीसा सम्बन्धी । 


सो (दिवा० पर० स्यति, सित, प्रेर० साययति- ते, 
इच्छा० सिषासति, कर्मवा० सीयते -- इकारान्त उका- 
रान्त उपसगोँ के पश्चात्‌ 'सो' के 'स्‌' को मूर्घन्य 'ष्‌' 

हो जाता है) 1 वध करना, नष्ट करना 2. समाप्त 
करना, पूरा करना, अन्त तक पहुँचाना, अव --, 

1. समाप्त करना, पूरा करना--यूपयत्यवसिते क्रिया- 
विधौ - रघु० ११।३७, अवसितमण्डनासि- श० ४ 

2. नष्ट करना 3. जानना, भट्टि १९२९ 

4. विफल होना, किनारे पर होना (अक० )-शक्ति- 
मंमावस्यति हीनयुद्धे-कि० १६।१७, अध्यब , 

1. संकल्प करना, निर्धारित करना, मन पक्का करना 
कथमिदानीं दुर्जनवचनादध्यवसितं देवेन -- उत्तर» 

१, अभिधातुमध्यवससौ न गिरा--शि० ९।७६, 

2. प्रयास करना, दायित्व लेना, सम्पन्न करना-मा 
साहसमध्यवस्यः --दश्ष०, वक्तुं सुकरमध्यवसातुं दुष्क- 

रम्‌ वेणी० ३, “करने की अपेक्षा कहना आसान हे 

3. दबोच लेना 4. सोचना, विचार करना, पर्यव , 

1. पुरा करना, समाप्त करना 2. निर्धारित करना, 
संकल्प करना 3. परिणाम होना, घट” जाना, समाप्त 

हो जाना--एष एव समच्चय: सद्योगेऽसद्योगे सदस- 
योगे च पयवस्यतीति न पृथक्‌ लक्ष्यते काव्य० १० 

4. नष्ट होना, खो जाता, क्षीण होना 5. प्रयत्न करना, 
व्यब--1. जोर लगाना, हाथ-पाँव मारना, कोशिश 
करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, आरम्भ करना 

““ भव स नीलोत्वळपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषि- 
वस्यति ० १।१८ 2. चिन्तन करना, कामना 
करना, चाहना-पातु न प्रथमं व्यवस्यति जल युष्मा 
स्वपीतेषु या--श० ४1९ 3. लगातार चेष्टा करना 
परिश्रमी या उद्योगी होना 4. संकल्प करना, निर्धा- 
रित करना, निश्चित करना, फैसला करना--श० 


५।१८ 5. स्वीकार करना, दायित्व लेना कच्चि- 
त्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे मेघ० १४४ 
6. करना, सम्पन्न करना 7. विश्‍वास करमा, विश्वस्त 
होना, प्रतीत होना 8. विचार-विमर्श करना, समव 
निर्णय करना, आदेश देना मनु० ७।१३। 

सोढ (भू० क० कृ०) | सह _+ क्त | सहन किया गया, 
भुगता गया, बर्दाश्त किया गया, झेला गया- आदि 
दे० ' 

सोदू (वि०) (स्त्री०-ढ़ी) | सह +तृच्‌ ] 1. सहनशील 
बर्दाइत करने वाला, सहिष्णु 2. शक्तिशाली, समर्थ । 

सोत्क, सोत्कण्ठ (वि०) [सह उत्केन, उत्कण्ठया वा ब० 
स०] 1. अत्यन्त उत्सुक, अतीव आतुर, आकुल, यथा 
~'सोत्कण्ठमालिगनम्‌' 2. खिन्न 3, शोकाकुल, खिद्यमान 
--ठम्‌ (अव्य०) 1. अत्यंत उत्सुकता के साथ, बड़ी 


उत्कंठा के साथ, - प्रोडडीयेव बलाकया सरभसं 
सोत्कष्ठमािङ्गितः ` मृच्छ ५।२३ 2. खेदपूर्वंक, 
दुःखपूर्वक । 


सोत्प्रास (वि०) [सह उत्प्रासेन--बण्स०] 1. अत्यधिक 
2. अतिशयोक्तिपूर्णं 3. व्यंग्यात्मक, व्यंगपूर्ण,---सः 
अट्टहास,--सः,--सम्‌, व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति, व्यं- 
गोक्ति, व्यंगवाक्य, तु० व्याजस्तुति । 

सोत्सव (वि०) [उत्सवेन सह--ब०स०] उत्सवयुक्त 
उछाह भरा, हषं पूर्णं । 

सोत्साह (वि०) [सह उत्साहेन-ब०्स०] प्रबल, सक्रिय 
उत्साही, धीर,--हम्‌ (अव्य०) फूर्ती से, उत्साह पूर्वक, 
सावधानी से । 

सोत्सुक (वि०) 1. खिन्न, झल्लाने वाला, आतुर, शोका- 
न्वित 2. उत्कण्ठित, छालायित । 

सोत्सेध (वि०) [सह उत्सेघेन ब०्स०] उन्नीत, उन्नत, 
ऊँचा, उत्तृंग सोत्सेघेः स्कन्धदेशैः मुद्रा० ४।७। 

सोदर (वि०) [समानमृदरं यस्य, समानस्य सः] एक ही 
पेट से उत्पन्न, सहोदर, रः सगा भाई, रा सगी 
बहन । 

सोदर्य: [सोदर ञ-यत्‌] सहोदर भाई, सगा भाई (आलं० से 
भी) -भ्रातु: सोदयमात्मानमिन्द्रजिद्धशों भिन:--रुघु ० 
१५२६, अवज्ञासोदर्य दारिद्रघम्‌ . दश० । ह 

सोद्योग (वि०) [सह उद्योगेत ब०स०] प्रबल उद्योग 
करने वाला, परिश्रमी, सक्रिय, धीर, मेहनती । 

सोट्वेग (वि०) [सह उद्देगेत--ब०स०] 1. आतुर, आशं- 
कालू 2. शोकान्वित,--गम्‌ (अव्य०) आतुरता के 
साथ, उतावलेपन से, उत्सुकतापूर्वक । 

सोनहः [सु +-विच्‌+-सो, नह 4-क== नह] लहसुन । 

सोन्माद (वि०) [सह उन्मादेन ब०स० | पागल, दीवाना, 
आपे से बाहर, मदविक्षिप्त । 

सोपकरण (वि०) [सह उपकरणेन-ब०्स०] सब प्रकार 


( ११२८ 


के आवश्यक सामान या उपकरणों से युक्त, समुचित | 


रूप से सुसज्जित, इसी प्रकार 'सोपकार' । 

सोपद्रव (वि०) [सह उपद्रवेण-- ब०स०] संकट और उप- 
द्रवों से युक्त । 

सोपध (वि०) [सह उपधया ब०्स०] जालसाजी और 
धोखे से भरा हुआ, कपटपूर्ण । 

सोपधि (वि०) [सह उपधिना---ब०स०] जालसाज, 
अव्य० कपट के साथ, जालसाजी करके अरिषु हि 
विजयाधिन: क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदृषणानि 
--कि० १।४५ । 

सोपष्लब (वि०) [सह उपप्लवेन--ब०स०] 1. संकटग्रस्त 
2. शत्रुओं द्वारा आक्रान्त 3. ग्रहणग्रस्त (जैसे कि चन्द्र 
व सूर्य) । 

सोपरोध (वि०) [सह उपरोधेन- ब०स०] 1. अवरुद्ध, 
वावायुक्त 2. अनुगृहीत, घम्‌ (अव्य०) सानुग्रह, 
सादर । 

सोषसगं (वि०) [सह उपसर्गेण--ब०स०] 1. संकटग्रस्त, 
दुर्भाग्यग्रस्त 2. अनिष्टसूचक 3. किसी भूत प्रेत से 
आविष्ट 4. उपसर्ग से युक्‍त (व्या० में) । 

सोपहास (वि०) [सह उपहासेन बर०स०] व्यंगपूर्ण हंसी 
से युक्त, उपाळंभपूर्ण, व्यंग्यमय, सम्‌ (अव्य०) 
उपालभपूर्वक, उलाहने के साथ । 

सोपाकः [==श्दपाकः, पृषो०] पतित जाति का पुरुष, 
चांडाल, दे० मनु० १०।३८। 

सोपाधि (वि०) सोपाधिक (वि०) (स्ती०-को) [सह 
उपाधिना= ब०स०, पक्षे कप्‌] 1. किसी शर्त या सीमा 
से प्रतिबद्ध, विशिष्ट लक्षणों से युक्त, सीमित, मर्या- 
दिल, विशिष्ट (दर्शन० में) 2. विशिष्ट विशेषण से 
युक्त । 

सोपानम्‌ [उप-+-अन्‌+-घञ्ग्‌ =-उपानः उपरिगतिः सह 
विद्यमानः उपानः येन--ब०स०] पौडी, सीढ़ी का 
डंडा, जीना, सीढ़ी--आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य 
सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ कु० १।३९। सम०--पङ्क्तिः 
(स्त्री०)), पथः, -- पद्धतिः (स्त्री), परम्परा, 

मागः सोढ़ी, जीना वापी चास्मिन्‌ मरकतशिला- 

बद्धसोपानमार्गा मेघ० ७६, समारुरुक्षुदिवमायुषः क्षये 
ततान सोपानपरम्परामिव--रघु०३।९, ६।३, १६।५६। 

सोम: [ सू-मन्‌ | 1. एक पौधे का नाम, प्राचीन काल के 
यज्ञों में आहुति देने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधि 
2. 'सोम' नामक पोषे का रस--जैसा कि सोमया 
तथा सोमपीथिन्‌ शब्दों में 3. अमृत, देवताओं का पेय 
पदार्थं 4. चन्द्रमा (पुराणों में चन्द्रमा को अत्रि ऋषि 
की आँख से उत्पन्न होने वाला वर्णन किया गया है 
(तु० रघु० २।७५), ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
समुद्रमन्थन के अवसर पर चन्द्रमा भी समुद्र से 


) 


निकला । पुराणों में वणित सत्ताइस नक्षत्र जो दक्ष 
की कन्याएँ बतलाई गई हे, चन्द्रमा की पत्नियां कही 
जाती है । चन्द्रमा की कलाओं के पाक्षिक क्षय की 
घटना का भी समाधान यह किया गया है कि चन्द्रमा 
की अमुतमयी कलाओं को विविध देवताओं ने बारी 
बारी से पी लिया, इसी प्रसंग में एक और कथा का भी 
आविष्कार किया गया हे जिसमें बतलाया गया है कि 
चन्द्रश रोहिणी (दक्ष की २७ कन्याओं में से एक) 
पर विशेष रूप से अनुरक्त था अतः उसके श्वसुर 
दक्ष ने इसे क्षयरोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, 
बाद में चन्द्रमा की अन्य पत्तियों के बीच में पड़ने 
पर यह शाप सीमित कालावधि (पाक्षिक) में बदल 
दिया गया। यह भी वर्णन मिलता है कि चन्द्रमा 
ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया उससे 
चन्द्रमा का बुध नामक एक पुत्र पैदा हुआ। यही 
बुध बाद में राजाओं के चन्द्रवंश का प्रवर्तक हुआ, 
(दे० तारा (ख) भी) 5. प्रकाश की किरण 6. कपुर 
7. जल 8. वायु, हवा 9. कुबेर 10. शिव 11. यम 
12. (समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त) मुख्य, 
प्रधान, उत्तम -जैसा कि नृसोम' में,-मम्‌ 1. चावलों 
की कांजी 2. आकाश, गगन । सम० . अभिषवः 
सोमरस का खींचना,--अहः सोमवार,--आख्यम्‌ं लाल 
कमल, --ईईवरः शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा 'सोमनाथ', 
~~उद्भवा नर्मदा नदी- -रघु० ५।५९ (यहाँ मल्लि० 
ने अमर० का उद्धरण दिया हे 'रेवातु नर्मदा सोमो" 
ख़बा ),--कान्तः चन्द्रकान्तः मणि, क्षयः चन्द्रमा 
को कलाओं का ह्वास,---ग्रह सोमरस रखने का पात्र, 
--ज (वि०) चन्द्रमा से उत्पन्न. (-जः) बुधग्रह का 
विशेषण, (-जम्‌) दूध, धारा आकाश, गगन,-नाथः 
प्रसिद्ध शिव छिग' या वह स्थान जहाँ यह प्रतिमा 
स्थापित की गई है (इसी 'प्रतिमा' की अतुल धन- 
राशि व वैभव ने गजनी के मोहम्मद गोरी को आकृष्ट 
किया, जिसने १०२४ ई० में सोमनाथ का मन्दिर 
तोड़ा और उसके खजाने को उठा कर ले गया)-तेषां 
मार्गे परिचयवशादर्जितं गुर्जराणां यः सन्तापं शिथिलः 
मकरोत्‌ सोमनाथं विलोक्घ ॥ विक्रमांक० १८।८७, 
-प,-पा (पुं ) 1. सोमपायी 2. सोमयाजी 3. पितरों 
का विशेष समूह,--पति: इन्द्र का नाम,--पानम्‌ सोम- 
रस का पीना, पाथिन्‌,---पीथिन्‌ (पुं) सोमरस 
को पीने वाला--तत्र केचित्‌''"`` सोमपीथिन उदुम्ब- 
रनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति स्म मा० १, 
--वुत्रः, भूः - सुतः बुध के विशेषण,-- प्रवाकः 
सोमयज्ञ के पुरोहितों को वरण करने वाला,- बन्धुः 
कुमुद, यज्ञः, यागः सोमयज्ञ,-योनिः एक प्रकार 
का पीला और सुगन्धित चन्द्रमा--रोगः, स्त्रियों का 


( ११२९ ) 


एक विशेष रोग, --लता--वल्लरी 1. सोम का पौधा 
2. गोदावरी नदी,--बंशः बुध द्वारा स्थापित राजाओं 
का चन्द्रवंश, चारः, वासरः सोमवार, - विक्रयिन्‌ 
(पुं) सोमरस विक्रेता, - वृक्षः, सारः सफेद खंर 
का वृक्ष,--शकला एक प्रकार की ककड़ी,---संज्ञम्‌ 
कपूर, सद्‌ (पुं) पितरों का विशेषवर्ग - मनु ० 
३।१९५,--सिन्धुः विष्णु का विशेषण, सुत्‌ (पुं०) 
सोमरस खींचने वाला, सुता नमंदा नदी तु० सोमो- 
द्भव, सुत्रम्‌ शिव रिंग के स्नान का जल निकलने 
की नाली, “प्रदक्षिणा शिवलिंग की इस तरह परिक्रमा 
करना कि नाली छांघनी न पडे । 

सोमन्‌ (पुं०) [सुञ-मनिन्‌] चन्द्रमा । 

सोमिन्‌ (वि०) (स्त्री - नी) [सोम+-इनि] सोमयज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला,-(पुं०) सोमयज्ञ का अनुष्ठाता । 


सोम्य (वि०) [सोम+-यत्‌] 1. सोम के योग्य 2. सोम 
की आहुति देने वाला 3. आकृति में सोम से मिलता- 
जुलता 4. मृदु, सुशील, मिलनसार । 

सोल्लुण्ठः, सोल्लुण्ठनम्‌ [उल्लुण्ठन उल्लुण्ठनेन वा सह - ब० 
स०] व्यंग्य, ताना, चुटकी, ठम्‌, नम्‌ (अव्य०) 
ब्यंग्यपूर्वक, ताने के साथ-उत्तर० ५। 

सोष्मन्‌ (वि०) [सह उष्मणा ब० स०] 1. गरम, तप्त 
2. (व्या० में, ऊष्मा युक्त (पुं०) ऊष्मवर्ण । 

सौकर (वि०) (स्त्री री) [सूकर~-अण्‌] सूअरसंबंधी, 
सूअर का कि० १२।५३। 

सौकर्यम्‌ [सू (सु) कर+-ष्यञ्ग] 1. सूअरपना 2. आसानी, 
सुविधा सोकर्य च कार्यस्यानायासेन सिद्धया सांग- 
सिद्धा च बोध्यम्‌ 3. क्रियात्मकता, सुकरता 4. निपु- 
णता, कुशलता 5. किसी भोज्यपदार्थ या औषधि को 
सरल तयारी । 

सौकुमार्यम्‌ [मुकुमार-{-ष्यञ्ञ्‌] 1. मृदुता, सुकुमारता, 
कोमलता--शिरीषपुष्पाधिकसौकुमाया बाहु तदीया- 
विति मे वितर्कः कु० १।४१. 2. जवानी । 

सौक्ष्म्यम्‌ [सूक्ष्म +-ष्यञ्ग्‌ ] बारी की, महीनपना, सूक्ष्मता । 

सौखशायनिकः, सौखशायिकः [सुखशयनं पृच्छति --सुखशय 
(न) --ठक्‌] वह पुरुष जो किसी पुरुष से उसके 
सुखसूर्वक सोने की बात पूछे --भृग्वादीननुगृहून्तं 
सोखशायनिकानृषीन्‌ --रघु० १०।१४। 

सौखसुप्तिकः [सुखसुप्ति सुखेन शयनं पृच्छति-ठडा ] 1. किसी 
अन्य पुरुष से सुखपु्वक सोने का हाल पूछने वाला 
2. चारण, भाट, बन्दी (इसका कार्य राजा या अत्यंत 
समृद्धिशाली व्यक्ति को स्तुतिपाठ द्वारा जगाने का 
होतः हुँ) । 

सोखिक (वि०) (स्त्री०--क्को), सौखीय (वि०) (स्त्री० 
त्यी) [सुख +-ठक्‌, छण्‌ वा] सुखसम्बन्धी, आनन्द- 
दायक, हृषंप्रद । 


१४२ 


सौख्यम्‌ [सुख-- ष्यञ्‌] सुख, प्रसन्नता, सन्तोष, सुविधा, 
आनन्द । 

सौगतः [सुगत +-अण्‌] बौद्ध (बुद्ध या सुगत का अनुयायी) 
(बोद्धों के चार बड़े संप्रदाय हे -- माध्यमिक, सौत्रा- 
न्तिक, योगाचार और वेभाषिक ) -सौगतज रत्परिव्राज- 
कायास्तु कामन्दक्याः प्रथमां भूमिकां भाव एवावीते 
--मा० १। 

सौगतिकः [सुगत +ठक्‌] 1. बौद्ध 2. बौद्धभिक्षु 3. नास्तिक, 
पाखंडी, अविश्वासी, कम्‌ अविश्वास, पाखंडधर्म, 
नास्तिकता, अनीइवरवाद । 

सौगन्ध (वि०) (स्त्री०-धी) {सुगन्ध--अणू] मधघुरगन्ध- 
युक्त, सुगन्धित, -धम्‌ 1. मधुरगन्धता, सुवास 2. एक 
प्रकार का सुगन्धित तृण, कत्तृण । 

सौगन्धिक (वि०) (स्त्री०--का--की) [सुगन्ध +-ठन्‌] 
मधुरगन्ध वाला, सुगन्धित, - कः 1. गन्ध द्रव्यो का 
विक्रेता, गन्धी 2. गन्थक,--कम्‌ 1. सफेद कुमुद 
2. नील कमल 3. एक प्रकार का सुगन्धित घास, 
कत्तृण 4. लाल । 

सौगन्ध्यम्‌ [सुगन्ध -]-ष्यडा.] गन्धमाधुर्य, सुगन्ध, सुवास । 

सौचिः, सौचिकः [सूचि + इञ्ञ्‌, ठडा | दर्जी-- मन्‌ ४२१४ 
पर कुल्ळूक । अ 

सौजन्यम्‌ [मुजन+-ष्यञ्ञ्‌] 1. नेकी, कृपालूता, भलाई 

उत्तर० ३।१३, मृच्छ० ८।३८ 2. महिमा, उदारता 

3. कृपा, करुणा, अनुकम्पा 4. मित्रता, सोहा, प्रेम । 

सौण्डी [शुण्डा तदाकारोऽस्ति अस्याः ` शुण्डा+अण्‌--ङीप्‌, 
पृषो०] गजपीपल । 

सौतिः [सूत--इच्म_] कर्ण का नामान्तर । 

सौत्यम्‌ {सूत ष्यञ्ञ्‌] सारथि का पद,--नल० ४।९ । 

सौत्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [सू +अण्‌] 1. धागे या 
डोरी से संबंध रखने वाला 2. सूत्रसंबंधी, सूत्र में 
वर्णित, सूत्र में निर्दिष्ट, त्रः !. ब्राह्मण 2. कृत्रिम 
धातु जो केवल सूत्रों में वणित हुँ, नियमित धातुओं 
की भांति उसकी रूपरचना नहीं होती, यौगिक शब्दों 
के निर्माण में ही उसका उपयोग होता हुँ । 

सौत्रान्तिकाः (पुं० ब० व०) बोद्धों के चार सम्प्रदायों में 
से एक, तु० 'सौगत' । 

सौत्रामणो (सुत्राम इन्द्रो देवता अस्याः -सुत्रामन्‌+अण्‌ 
डीप] पूर्वदिशा चकोरनयनारुणा भवति दिक्‌ 
च सौत्रामणी विद्ध ४।१। 

सौदयंम्‌ (नपुं०) [सोदर- ष्यञ्‌] भ्रातृत्व, भाईपना । 

सौदामनी ) [सुदामा पर्बतभेदः तेन एका दिक्‌, सुदामन्‌ 

सौदामिनी! -अण्‌- डीप्‌, पक्षे पृषो० साघुः] बिजली, 

सौदाम्ती )--सौदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वीम्‌ 
- मेघ० ३९, सौदामिनीव जलदोदर संधिलीना 

मृच्छ० १।३५ । 


(११३० ) 


सोदायिक (वि०) (स्त्री०-की ' [सुदाय +ठज्य_] स्त्रीधन, 
कन्या के विवाह के अवसर पर जो धन उसके माता 
पिता या संबंधियों द्वारा उसे दिया जाता हे. और 


` सौभद्रः, सोभद्रेयः [सुभद्रा अण्‌, ढक्‌ वा] सुभद्रा के पुत्र 


जो उसकी निजी सपत्ति हो जाता हे, कम्‌ दाज : 


या दह॑जसम्बन्धों । 
सौध (वि०) (स्त्री०-थी) [सुधया निमित रक्तं वा अण्‌] 
1. अमृतमय, अमृतसम्त्रन्धी 2. पलस्तर से युक्त, या 
चने से पृता हुआ,--धम्‌ 1. वह भवन जिसमें सफ़ेदी 
की हुई हे, सुधालिप्त, पलस्तरदार 2. विशालभवन, 
महल, बड़ी हवेली 
काय फलनिःस्पृहस्तपः 


सौघवासमुटजेन विस्मृतः संचि- ! 
रघु० १९२, ७।५, १३४० : 


3. चाँदी 4. दूधिया पत्थर। सम०--कारः 1. पलस्तर : 


करने वाला 2. मकान बनाने वाला, 
जँसा भवन ! 

सीन (वि०) (स्त्रो०-बी) [सूनान-अण्‌] कसाईपने या 
क्रसाईखाने स सम्बन्ध रखने वाला,--नम्‌ कसाई के 
घर का मांस। संम० घर्म्यम्‌ घोर शत्रुता की 
अवस्था । 

मौनन्दम्‌ [सुनन्द ञ-अण्‌] बलराम का मूसल । 

सोनन्दिन्‌ । पुं०) [सौनन्द +-इनि] बलराम का विशेषण । 

मानिकः | सूना -- ठण्‌] क्रसाई, तु० 'शौनिकः' । 

भ्पैन्दर्खम्‌ [सुन्दर + ष्यञ्‌] सुन्दरता, मनोहरता, लावण्य 


वासः महल ` 


लालित्य-सोन्दर्यसारसमदायनिकेतनं वा-मा० १।२१, : 


कु० १।४२, ५।४१ । 

सौपर्णम्‌ | स॒पर्ण-‡ अण्‌ | 1. सुखा अदरक, सौंठ 2. मरकत । 

नोषणेयः | सुपर्ण्याः विनतायाः अपत्यम्‌ - सुपर्णी -ढक्‌) 
गरुड का विशेषण । 

मोष्तिक (वि०) (स्त्री? की) [सुप्तिञ-ठक्‌। 1. निद्रा- 
सम्बन्धी 2. निद्राजनक, कम्‌ रात का आक्रमण, सोते 
हुए पर हमला । सम०--पर्वेन्‌ (नपुं) महाभारत 
का दसवाँ पर्व जिसमें वर्णन किया गया हे कि अश्व- 


त्थामा, कृतवर्मा, कूप और कौरवसेना के बचे हुए : 
ग्रोद्धाओं ने रात को पांडवशिविर पर आक्रमण : 


कर हजारों सोते हुए सेनिकों को मौत के घाट उतार 
दिया,--वधः (उपर्युक्त) पांडवशिविर के सेनिको 
का रात में संहार मार्गो ह्येष नरेन्द्रसौप्तिकवेचे पूर्व 
कृतो द्रौणिना मृच्छ० ३।११। 

सौबलः [सुबल -!-अण्‌ ] शकुनि का नामान्तर । 

सौबली, सौबलेयी [सोबल + डीपू, सुबला-।-ढक्‌--डीप्‌] 
धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी । 


सौभम्‌ [सुष्टु सकेत्र लोके भाति - सु--भा--क--अण] | 


हरिशचन्द्र का नगर (कहते हैं कि यह नगर अन्तरिक्ष : 


में लटक रहा है) । 
औभगम्‌ [ सुभगर्न-अण | 
2. समृद्धि, धन, दौलत । 


अच्छा भाग्य, सौभाग्य 


अभिमन्यु का विशेषण । 

सौभागिनेयः | सुभगा -+-ढ़क्‌, इनङ्‌, द्विपदवृद्धि] सबसे प्रिय, 
पत्नी का पुत्र । 

सौभाग्यम्‌ [सुभगायाः सुभगस्य वा भावः-ष्यञ्य_, द्विपद- 
वृद्धिः] 1. अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत, सौभाग्य- 
शालिता (मुख्यतः इसमें पति-पत्नी का पारस्परिक 
अनुग्रह्‌ प्राप्त करना, तथा एक दूसरे के प्रति दृढ़ 
भक्ति का होना पाया जाता हूँ )--प्रियेषु सौभाग्यफला 
हि चारुता कु० ५।१, सौभाग्य ते सुभग विरहा- 
वस्थया व्यञ्जयन्ती--मेघ० २९, (दोनों स्थानों में 
“सौभाग्य' शब्द पर मल्लि० के टिप्पण देखें) 2. स्वर्गीय 
सुख, माङ्भलिकता 3. सोन्दर्य लावण्य, लालित्य; 
- (यस्य) हिमं न सोभाग्यविलोपि जातम्‌--कु० १।३, 
२।५३, ५।४९, रघु० १८।१९, उत्तर० ६।२७ 
4. शोभा, उदात्तता 5. भहिवात (विप० वंधव्य) 
6. बधाई, मंगलकामना 7. सिंदूर 8. सुहागा । सम० 
--चिह्नम्‌ 1. अच्छे भाग्य का चिन्ने, अच्छी क्रिस्मत 
का चिल्ख 2. अहिवात का चिह्न (जैसे कि मस्तक 
पर सिंदूर का तिलक), सन्तु: (वह सूत्र जो 
विवाह में वर द्वारा कन्या के गले में बांधा जाता हे 
और जिसे स्त्री विधवा होने तक पहनती हूँ) विवाह- 
सूत्र, मंगलसूत्र,--तृतीया भाद्रशुक्ल-तृतीया, हरि- 
तालिका, तीज, देवता शुभदेवता, या अभिभावक 
देवता,-- बायनम्‌ मिष्टान्न का शुभ उपहार या चढावा । 


सौभाग्यवत्‌ (वि०) [सौभाग्यञ- मतुप्‌] भाग्यशाली, शुभ, 
ती विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित है, विवाहित 

सधवा स्त्री । 

सोभिकः [सौभं कामचारिपुरं तन्निर्माणं शीलमस्य--शौभ 
+ठक्‌] जादूगर, ऐन्द्रजालिक । 

सोात्रम्‌ [सुञ्रातृ+-अण्‌] अच्छा आतृभाव, भाईचारा 
बंधूता-- सौश्रात्रमेषां हि कुलानुसारि. रघु० १६।१, 
१०।८१ । 

सौमनस (वि०) (स्त्री सा,-सी) [सुमनस्‌-अण्‌] 
1. भावनानुकूल, सुखद 2. फूलसंबंधी, पुष्पीय, सम्‌ 
1. कृपालुता, उदारता, कृपा 2. आनन्द, सन्तोष । 

सौसनसा [सौमनस+-टाप्‌] जायफल का छिलका । 

सौमनस्यम्‌ [सुमनस्‌ +-ष्यञ्ग्‌ ] 1. मन का संतोष, आनन्द, 
प्रसन्नता--रघु० १५१४, १७।४० 2. श्राद्ध के अव- 
सर पर ब्राह्मण को दिया गया फूलों का उपहार । 

सौमनस्यायनी [सौमनस्य+अय~-ल्युट्‌+-ङीप्‌] मालती 
लता की मंजरी । 


। सौसायनः |[सोम+ फक्‌] बुद्ध का पितृपरक नाम । 


सोमिक (वि०) (स्त्री०-को) [सोमेञ-ठक्‌] 1. सोमरस- 
संबंधी, सोमरस से अनुष्ठित यज्ञ 2 चन्द्रमासम्बन्धी । 


( ११३१ ) 


सौमित्रः, सौमित्रः [सुमित्रा --अण्‌, इडा वा] लक्ष्मण का 
विशेषण सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि 
भोः उत्तर० ३।४५्‌। 

सौमिल्लः (पुं ) कालिदास का पूर्ववर्ती एक नाटककार 

-भासकविसौमिल्लकविमिश्रादीनाम्‌ - मालवि०१। 

सौमेचकम्‌ (नपुं०) सोना, स्वर्ण । 

सोमेधिकः [सुमेधा --ठक्‌] मुनि, ऋषि, अलौकिक बुद्धि- 
सम्पन्न । 

सौमेदक (वि०) (स्त्री०-को) [सुमेरू--कञळा_] सुमेरु 


संबंधी, सुमेरु से आया हुआ, या प्राप्त,--कम्‌ सोना, | 
= | 


स्वर्ण । 
सौम्य (वि०) (स्त्री०-स्या,--म्थी) {सोमो देवतास्य 
तस्पेद वा अण! 4. चंद्र संबंधी, चन्द्रमा के लिए पावन 
2. साम के गुणां मे युक्त 3. सुन्दर, सुखद, रुचिकर 
५. पिय, मु दुल; कोमल, स्निग्ध-संरम्भं मेथिलीहास:क्षण- 
सोम्यां निनाय ताम्‌-रघु० १२।३६, (इसके संबोधन का 
दप “सौम्य जब्द 'श्रोमान्‌ जी' 'सम्मान्य' भला मानस 
अर्थो को प्रकट करता हँ --प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय 
जीव--रघु० १४५९, सौम्येति चाभाष्य यथार्थवादी 
--१४॥४४. मेघ० ४९, कु० ४३५, मा० ९1२५ 5. शुभ 
-म्यः ! तूधग्रह 2. ब्राह्मण को सम्बोधित करने का 
समूचित विशेषण --आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो 
विप्रोऽभिवादने मनु० २१२५ 3 ब्राह्मण 4. गूलर 
का पेड़ 5. लाळ होने से पूर्व की दशा में रुधिर, 
छसीका, रक्तोदक 6. अन्नरस जो पेट में जाकर जीणं 
होकर वनता हैं 7. पृथ्वी के नो खण्डों में से एक, 
~-{पु० ब० व०) 1. मृगशिरा के पांच नक्षत्रों का 
पुंज 2. पितृवगं विशेष--मनु० ३1१९९ | सम०---उप- 
चारः आान्त उपाय, मृदु चिकित्सा, -कुच्छः; छम्‌ 
एक प्रकार की धर्म साघना--तु० याज्ञ० ३।३२२, 
गन्धी सफेद गुलाब, -ग्रहः शान्त और शुभ ग्रह, 
“धातु: कफ, श्लेष्मा, नामन्‌ (वि०) जिसका 
नाम श्रृतिमधुर हो, सुखद हो -मनु० ३।१०, वारः, 
बासरः बुधवार । 
सौर (वि०) (स्त्री०-री) | सूर+-अण्‌ ] 1. सूरज- 
सम्बन्धी, सौर्य 2. सूर्यं को अपित या पावन 3..स्व- 
गीय, दिव्य 4. मदिरासम्बन्धी, रः 1. सूर्योपासक 
2. शनिग्रह 3. सौय मास 4. सौये दिन 5. तुम्बुरु 
नाम का पौधा,--रम्‌ (ऋग्वेद से उद्धत) सुर्यसम्बन्धी 
मन्त्रों का समूह! सम० नक्तम्‌ एक विशेष ब्रत 
जो रविवार को किया जाय, मासः सौय मास 
(जिसमें तीस बार सूर्यं उदय हो और तीस ही बार 
अस्त हो), ` लोकः सूर्य लोक । 
सौरथः | सुरथ-|-अण्‌ | शूरवीर, योद्धा । 
सौरभ (वि०) (स्त्री ०-भी) [ सुरभि--अण्‌ ] सुगन्धित, 


- भम्‌ 1. सुगन्ध --भामि० १।१८, १२१ 2. केसर, 
ज़ाफरान । 

सौरभेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ सुरभिञ-ढक्‌ ] सुरभि 
से सम्बद्ध, यः बैल । 

सौरभी, सौरभेयी [| सोरभ--डीप्‌, सौरभेय--ङीष्‌ | 
1. गाय 2. 'सुरभि' नामक गाय की पुत्री-तां सौर- 
भेयीं सुरभिर्यशोभिः रघु० २।३। 

सौरभ्यम्‌ [ सुरभि ष्यडा, | 1. सुगन्ध, खुशबू, मधुर- 
गन्ध-सौ रम्यं भुवनत्रयेऽपि विदितम्‌ भामि० १।३८, 
पुनाना सौरम्येः गंगा० ४३, रघु० ५।६९ 2. रोच- 
कता, सौन्दर्य 3. सदाचरण, प्रसिद्धि, कीति, ख्याति । 

| सौरसेनाः (पुं०, ब० व०) एक प्रदेश और उसके अधि- 

वासियों का नाम, नौ दे० शौरसेनी । 

| सौरसेयः | सुरस, ढक्‌ ] स्कन्द का विशेषण । 

सौरसेन्धव (वि०) (स्त्री०-बी) [ सुरसिन्धु+अण्‌ ] 
आकाशगंगा सम्बन्धी शि० १३।२७, बः सूर्य 
का घोड़ा । 

सौराज्यम्‌ [ सुराज्य--ष्यव्ग ] अच्छा प्रशासन या राज्य 

एको ययौ चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो 

विदर्भान्‌--रघु० ५1६० । 

सौराष्ट्र (वि०) (स्त्री०-ष्ट्रा, ष्टी) [ सुराष्ट्र--अण्‌ ] 
सौराष्ट्र (सूरत) नामक प्रदेश सम्बन्धी या वहाँ 
से प्राप्त, ष्टः सौराष्ट्र प्रदेश, (पुं० ब० व०) सौराष्ट्र 
प्रदेश के अधिवासी, ष्टूम्‌ पीतल, कांसा । 

सौराष्ट्रकः | सोराष्ट्र+-कन्‌ | एक प्रकार का कांसा, 
फूल । ५ 

सौराष्ट्रिकम्‌ [ सुराष्ट्र --ठक्‌ ] 1. एक प्रकार का जहर । 

सौरिः [ सूरस्यापत्यं पुमान्‌ इज ] 1. शनिग्रह का नाम 
2. असन नामक वृक्ष । सम० रत्नम्‌ एक प्रकार 
का रत्न, नीलम । 

सौरिक (वि०) (स्ती०-की) [सुर (रा) (सुर) +ठक्‌] 
1. स्वर्गीय, दिव्य 2. मदिरासम्बन्धी, आसवीय 
३. मदिरा पर लगा कर, शुल्क, कः 1. शनि 
2. स्वर्ग, वेकुण्ठ 3. कलाल, मदिरा बेचने वाला । 

सौरी [ सौर-|-डीष्‌ ] सूर्य की पत्नी । 

सौरीय (वि०) (स्त्री०-यो) [ सूर+-छण्‌ ] 1. सूर्य 
सम्बन्धी 2. सूर्य के योग्य, सूर्य के उपयुक्त । 

सोये (वि०) (स्त्री०-र्यी) [सूर्य--अण्‌ | सूर्य से सम्बन्ध 
रखने वाला, सूर्य का । 

सौलभ्यम्‌ [सुलभ ध्यञा | 1. प्राप्ति की सुविधा 2. सूक- 
रता, सुलभता, सुगमृता । 

सोल्विकः [सुल्व--ठक्‌] ताम्रकार, कसेरा । 

सौव (वि०) (स्त्री) --बी) [स्व(स्वर्‌) -1-अण्‌,] 1. अपनी, 
निजी सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते वाला 2. स्वर्गीय या 
स्वगे सम्बन्धी,--बम्‌ आदेश, राजशासन । 


( ११३२ ) 


सौवग्रामिक (वि०) (स्त्री०-की) [स्वग्राम--ठक] अपने 
निजी गाँव से सम्बन्ध रखने वाला । 

सौवर (वि०) (स्त्रीश री) [स्वर--अण्‌] 1. किसी 
ध्वनि या संगीत के स्वर से संबंध रखने वाला 
2. स्वरसम्बन्धी । 

सौवर्चल (वि०) (स्त्री०-ली) [सुवर्चल--अण्‌] सुवर्चल 
नामक देश से प्राप्त,--लम्‌ 1. सोंचर नमक 2. सज्जी 
का खार, रेह । 

सौवर्ण (वि०) (स्त्री णी) [सुवर्ण अण्‌] 1. सुनहरी 
2. तोल में एक स्वर्णमुद्रा के बराबर । 

सौवस्तिक (वि०) (स्त्री की) [स्वस्ति+-ठकू] आशी- 
वादात्मक, कः कुलपुरोहित, या ब्राह्मण । 

सोवाध्यायिक (वि०) (स्त्री०-की) [स्वाध्याय ठक्‌] 
स्वाध्यायसम्बन्वी, स्वाध्यायी । त 

सोवास्तव (वि०) (स्त्री०-बी) [सुवास्तु--अण्‌] अच्छे 
स्थान पर निमित, अच्छी वासभूमि से युक्‍त । 

सौविदः, सोविदल्लः [सु--विद्‌+-क--अण्‌. सुष्ठु विदनूनुपः 
तं लाति--ला--क--अण्‌] अन्तःपुर की रखवाली 
आर नियुक्त व्यक्ति -शि० ५।१७। 

सौवीरम्‌ [सुवीर +-अण्‌] 1. बेर का फल 2. अंजन, सुरमा 
3. कांजी, रः सुवीर देश या वहाँ का अधिवासी 
('अधिवासी' के अर्थ में ब? व०) । सम०--अञ्जनम्‌ 
एक प्रकार का अंजन या सुरमा । 

सौवीरकः {सौवी र-+-कन्‌ | 1 , बेरी, बेर का पेड़ 2. सुवीर 
देश का अधिवासी 3. जग्रद्रथ का नाम,-कम्‌ जौ 
की कांजी । 

सौवीरम्‌ {सुवीर +-ष्यञा} बड़ी शूरवीरता या विक्रम । 

सौशोल्यम्‌ [सुशील -ष्यञ् ] स्वभाव की श्रेष्ठता, अच्छा 
नेतिक आचरण, सदाचरण । 

सौश्चवसम्‌ [सुश्रवस +- अण्‌] स्याति, प्रसिद्धि । 

सोष्ठवम्‌ [सुष्ठु +- अण्‌] 1. श्रेष्ठता, भलाई, सौन्दर्य, लालित्य, 
सर्वोपरि सौन्दय-सर्वाङ्गसौष्ठवाभिव्यक्तये विरल- 
नेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु - मालवि० १, शरीर- 
सोष्ठवम्‌ मा० १।१७, “जिसके शरीर की काटछांट 
या टीपटाप अच्छी न हो” 2. परमक़ौशल, चातुर्य 
3. अधिकता 4. लचक, हल्कापन । 

सौस्नातिकः [सुस्नात +ठक्‌] स्नान मंगलकारी होने के 
सम्बन्ध में पुछने वाला- सौस्नातिको यस्य भवत्य- 
गस्त्यः -रघु० ६६६१ । 

सौहादः [सुहृद्‌ + अण्‌] मित्र का पुत्र,-देम्‌ हृदय की 
सरलता, स्नेह, सद्भाव, मंत्री - (वेश्मानि) विश्राण्य 
सौहादनिघिः सुहृद्‌भ्यः--रघु० १४।१५, सोहार्देहृयानि 
विचेष्टितानि -मा० १।४, मेघ० ११५। 

सौहाधंम्‌, सोहूदम्‌-द्यम्‌ [सुहृद्‌--ष्यञ्ञ्‌, अण्‌ वा, यत्‌ वा] 
मित्रता, स्नेह यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति 


—मृच्छ० १1१२, सखीजनस्ते किमु खूढसौहृद 
>-विक्रम० १।१०, मा० १। 

सौहित्यम्‌ [सुहित+-ष्यञ्य्‌] 1. तृप्ति, संतुष्टि-शि० 
५1६२ 2. पूर्णता, पुति 3. कुपालता, सद्भावना । 

स्कन्द्‌ (भ्वा० आ० स्कन्दते) 1. कूदना 2. उठाना 3. उड- 
लना, उगलना । 

स्कन्द्‌ । (भ्वा० पर० स्कन्दति, स्कन्न) 1. उछलना, कूदना 
2. उठाना, ऊपर की ओर उठना, ऊपर को उछलना 
3. गिरना, टपकना भट्टिः २२।११ 4. फट जाना, 
छलकना 5. नष्ट होना, समाप्त होना-चस्कन्दे तप 
ऐश्वरम्‌ 6. बिखर जाना, रिसना 7. उगलना, ढालना, 

प्रेर० (स्कन्दयति-ते) 1. उडेलना, फलाना, ढालना, 
उगलना (जैसे वीर्यस्खलन )-एकः शयीत सर्वत्र न रेत 
स्कन्दयत्‌ क्वचित्‌-मनु० २1१८०, ९।५० 2. छोड़ देना, 
अवहेलना करना, पास से निकल जाना, अव--,आक्र- 
मण करना, धावा बोलना, आंधी की भांति गरजना 
पुरीमवस्कन्द लनीहि नन्दनम्‌ - शि०१।५१, आ- 

आक्रमण करना, धावा बोलना --आस्कन्दल्लक्ष्मणं 
बाणेरत्यक्रामच्च तं द्रतम्‌--भट्टि० १७८२, परि - , 
इधर उधर उछलना--मेघनादः परिस्कन्दन्‌ परिस्क- 
न्दन्तमाश्वरिम्‌ । अबध्नादपरिस्कन्द ब्रह्मपाशेन विस्फ- 
रन्‌ भट्टि० ९।७५, प्र-, ?. आगे को उछलना 
2. झपट्टा मारना, आक्रमण करना । 
11 (चुरा० उभ० स्कन्दयति-ते) एकत्र करना । 

स्कन्दः [स्कन्द--अच्‌] 1. उछलना 2. पारा 3. कातिकेय 
का नाम - सेनानीनामहं स्कन्द:--भग०१०॥२४, रघ्‌० 
२।३६, ७।१, मेघ० ४३ 4. शिव का नाम 5. शरीर 
6. राजा 7. नदीतट 8. चतुर पुरुष । सम० - पुराणम्‌ 
अठारह पुराणों में से एक,--षष्ठी (स्त्री०) चैत्र मास 
के छठे दिन कातिकेय के सम्मान में पवं । 

स्कन्दकः [स्कन्द्‌--प्वुल] 1. उछलने वाला 2. सेनिक । 

स्कन्दनम्‌ [स्कद्‌ | ल्युट] 1. क्षरण, बहना 2. रेचन, पेट का 
चलना, (आंतों की या नलों की) शिथिलता 3. जाना 
हिलना-जूलना 4. सूखना 5. ठंडक पहुँचा कर रक्त 
का जमाना । 

स्कन्ध (चुरा० उभ० स्कन्धयति-ते) एकत्र करना । 

स्कन्धः [स्कन्घ्यते आरुह्यतेऽसौ सुखेन शाखया वा कर्मणि 
घडा, पृषो०] 1. कंधा 2. शरीर 3. वृक्ष का तना 
-—तीव्राघातप्रतिहतत रुस्कन्ध लग्नेकदन्त:-श० १1३४ 
रघु० ४४७, मंघ० ५३ 4. शाखा या बड़ी डाली 
5. मानव-ज्ञान की कोई शाखा या विभाग 6. (किसी 
पुस्तक का) परिच्छेद, अध्याय, खण्ड 7. किसी 
सेना की टुकड़ी 8. सैनिक समुच्चय समूह 9. ज्ञाने- 
न्द्रियों के पाँच विषय 10. (बौद्ध दशेत में) जीवन के 
पाँच तस्वरूप-सर्वकारयंशरीरेषु मुक्ताङ्गस्कन्घपञ्चकम्‌ 


(११३३ ) 


-शि० २1२८ 11. संग्राम, लडाई 12. ताजा 
13. करार 14. मार्ग, रास्ता 15. बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ 
पुरुष 16. कंकपक्षी, बगला । सम» आबारः 1. सेना 
या सेना की टुकड़ी 2. राजा का निवास, राजघानी | 
3. शिविर, --- उपानेय (वि०) जो कंधे पर ढोया जाय, 
शान्ति बताये रखने के लिए की जाने वाली संधि 
जिसमें अधीनता के चिह्न स्वरूप कोई फल या धान्य 
उपहार में दिया जाय, - चापः बहंगी, तु० शिक्य ! 
तरु: नारियल का पेड़,--देशः कध, इदमुपहित- 
सूक्ष्म्रन्थिना स्कन्वदेशे--श० १1१८, परिनिर्वाणम्‌ 
शरीर के स्कंधों (पांचों तत्त्वों) का पूर्ण लोप या 
नाश (बौद्ध०),---फलः 1. नारियल का पेड़ 2. बेल 
का वृक्ष 3. गूलर का पेड़, बंधना एक प्रकार का 
सोया, मेथी,-मल्लकः कंकपक्षी, बगला, -- रुहः वटवृक्ष, 
बाहः, . वाहकः बोझा ढोने के लिए सधाया हुआ 
बैल, लद्‌दू बेल,--शाखा पेड़ की मुख्य शाखा जो वृक्ष 
के तने से निकळे,-भ्यद्धः भैस,-स्कन्धः प्रत्येक कंधा । 
स्कन्घस्‌ (नपुं०) [स्कन्ध +-असुन्‌, पृषो ०] 1. कंधा 2. वृक्ष 
का तना । 
स्कन्धिकः [स्कन्ध +-ठन्‌ ] बोझा ढोने 
बैल, - तु० 'स्कन्धवाह' । 
स्कन्धिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [स्कन्ध+-इनि] 1. कंधों 
वाला 2. डालियों वाला, तने वाला, (पुं०) वक्ष । 
स्कञ्च (भू० क० कृ०) [स्कन्द्‌ ‡-क्त्त] 1. पतित, नीचे गिरा 
हुआ, उतरा हुआ 2. रिसा हुआ, बूंद बूंद टपका हुआ 
3. उगला हुआ, फंलाया हुआ, छिडका हुआ 4. गया 
हुआ 5. सूखा हुआ । 
स्कम्भ (ग्वा आ०, स्वा० क्रथा० स्कमभते, स्कम्नोति, 
स्कभ्नाति) 1. रचना 2. रोकना, रुकावट डालना, 
वाघा डालना, अवरोध करना, दवाना, नियन्त्रित 
करना--प्रेर० (स्कम्भयति-ते या स्कभयति-ते, वि,- 
बाधा डालना, अवरोध करना । 
स्कम्भः [स्कन्भ्‌+-घञ्ग्‌ | 1. सहारा, थूणी, टेक 2. आळंब 
आधार 3. परमेश्वर । 
स्कम्भनम्‌ [स्कम्भ्‌ +ल्युट्‌] सहारा देने की क्रिया, सहारा, 
थूणी, टेक । 
स्कान्द (वि०) (स्त्री०-दी) [स्कन्दत-अण्‌] 1. स्कन्दः 
सम्बन्धो 2, शिवसम्बन्धी, - दम्‌ स्कन्द पुराण । 
स्कु (स्वा० क्रथा० उभ० स्कुनोति, स्कुनुते, स्कुनाति, 
स्कुनीते) 1. कूद कर चलना, उछलना, चौकड़ी भरना 
2. उठाना, उद्वहन करना 3. ढकना, ऊपर बिछा देना 
भट्टि १७।३२ 4. पहुंचना, प्रति , ढांपना 
- भट्टिः १८।७३ । । 
स्कुन्द्‌ (म्वा० आ० स्कुन्दते) 1. कूदना 2. उद्वहन करना, ' 
उठाना । 


के लिए सघाया हुआ 


स्कोटिका (स्त्री०) पक्षीविशेष। 

स्खद्‌ {म्वा० आ० स्खदते) 1. काटना, काट कर टुकड़े 
टुकड़े करना 2. नष्ट करना 3. चोट पहुँचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 4. परास्त करना, 
सर्वथा हरा देना 5. थकाना, श्रांत करना कष्ट देना 
6. दृढ़ करना । 

स्खदनम्‌ [स्खद्‌ +ल्युट्‌] 1. काटना, काटकर टुकड़े-टुकड़े 
करना 2. चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना, मार 
डालना 3. कष्ट देना, दुःखी करना । 

स्खल्‌ (भ्वा० परऽ स्खलति) 1. लड़खड़ाना, औंधे मुंह 
गिरना, नीचे गिरना, फिसलना, डममगाना--स्खलति 
चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रेतमा मही--मृच्छ० ९।१३, 
५।२४ 2. डगमगाना, रहराना, थरथराना, डगमग 
होना 3. आज्ञा भंग किया जाना, उल्लंघित होना 
(किसी आदेश का) --मुद्रा० ३।२५, रघु० १८४३ 
4. सन्मार्ग से च्युत होना--कि० ९,३७ 5. ग्रस्त 
होना, उत्तेजित होना- -कि० ३।५३, १३।५ 6. त्रुटि 
करना, बड़ी भूल करना, गलती करना - स्खलतो 
हि करालम्बः सुहृत्सचिवचेष्टितम्‌ हि० ३1१३४, 
(यहाँ यह श्रथम' अर्थ को भी प्रकट करता हँ) 
7. इकलाना, तुतलाना, रुक-रुक कर बोरूना--वदम- 
कमलकं शिशोः स्मरामि स्खलदसमञजसमञ्जुजह्पितं 
ते--उत्तर० ४।४, रघु० ९।७६, कु० ५।५६ 8. विफल 
होता, कोई प्रभाव न होना-रघु० ११।८३ 9. बूंद 
बूंद गिरना, टपकना, चूना 10. जाना, हिलना-जुलना 
11. ओझल होना 12. एकत्र करना, इकट्ठा करना 
-प्रेर० (स्खलयति-ते) 1. लड़खड़ाने का कारण बनना, 
2. त्रुटि या भूल कराना, डगमगाने या डावांडोल 
होने का कारण बनना--वचनानि स्खलयन्‌ पदे यदे 
-कु० ४।१२, स्खलयति वचन ते संश्रयत्य ङ्गम ङ्गम्‌-मा० 
३1८, प्र-, धक्कमधक्का होना--रथाः प्रचस्खलतु- 
इचाइवा: भट्टिः १४९८, वि--, गलती करना, 
बड़ी भूल करना रघु० १९।२४ । 

स्खलनम्‌ [स्खल्‌ - ल्युट्‌] 1. लड़्खड़ाना, फिसलना, डग- 
मगाना, नीचे गिर पड़ना 2. डगमगाते हुए चलना 
3. सन्मागे से विचलन 4. भारी भूल, त्रुटि, गलती 
5. विफलता, निराशा, असफलता 6. हकलाना, बोलने 
में भूल या उच्चारण में अशुद्धि, रुक र्क कर बोलना 
7. चूना, टपकना 8. टकराना, उलझना--उत्तर० 
२।२०, महावीर० ५४० 9. आपस में घिसना, 
रगड़ना । 

स्खलित (भू० क० कृ०) [स्खल्‌ +क्त] 1. लड़खड़ाया, 
फिसला, डगमगाया 2. गिरा, पड़ा 3. थरथराने वाला, 
लहराने वाला, घटबढ़ होने वाला, अस्थिर 4. नशे 
में चूर, पियक्कड़ 5. हकलाने घाला, रुक रुक कर 


( ११३४ ) 


वोळने वाला 6. विक्षुब्ध, बाधित 7. त्रुटि करने वाला, 
बडी सूल करने वाला 8. गिरा हुआ, उद्गीर्ण 9. टपकने 
वाला, चू कर नीचे गिरने वाला 10. हस्तक्षेप किया 
गया, रोका हुआ 11. व्याकुल 12. बीता हुआ, तम्‌ 
1. लड़खड़ाना, डगमगाना, गिरना 2. सन्मार्ग से विच- 
लन 3. त्रुटि, भूल, गलती, गोत्रस्खलित - कु० ४।८ 
4. दोष, पाप, अतिक्रमण 5. घोखा, विश्वासघात 
6. झाँसा, कूटचाल। सम०--सुभगम्‌ ( अव्य० ) 
आकर्षक रीति से चले चलना--मेघ० २८। 

स्खुड्‌ (तुदा० पर० स्खुडति) ढकना । 

स्तक्‌ (भ्वा० पर० स्तकति) 1. मुकाबला करना 2. टक्कर 
लेना, प्रतिरोध करना, पीछे ढकेलना । 

स्तन्‌ (भ्वा० पर०, चुरा० उभ० स्तनति, स्तनयति-ते, 
स्तनित) 1. आवाज करना, शब्द करना, गूंजना, 
प्रतिध्वनि करना 2. कराहना, कठिनाई से सांस लेना, 
ऊँचा सांस लेना 3. गरजना, दहाइना तस्तनुजंज्व- 
लुमम्लु्जग्लुलुलुठिरे क्षताः भट्टिः १४३०, नि , 
1. शब्द करना 2. आह भरना 3. विलाप करना, 
बि , दहाइना । 

स्तनः [ स्तन्‌ +-अच्‌ ] 1. स्त्री की छाती--स्तनौ मांस- 
ग्रन्थी कनककलशावित्युपमितौ--भतृं० ३३२०, (दरि- 
द्राणां मनोरथाः) हृदयेष्वेब लीयन्ते विधवास्त्रीस्त- 
नाविव पंच० २।९१ 2. छाती, किसी भी मादा की 
औड़ी या चूचुक-अर्घपीतस्तनं मातुरामर्दक्लिष्टकेशरम्‌ 
श० ७।१४। सम० अंशुकम्‌ स्तन ढकने का कपड़ा, 
“-अग्रः चूची, अङ्करागः स्त्री के स्तनों पर लगाया 
जाने वाला रंग,- अन्तरम्‌ 1. हृदय 2. दोनों स्तनों के 
बीच का स्थान--(न) मृणाल सूत्रं रचितं स्तनान्तरे 
श० ६1१७, रघु० १०।६२ 3. स्तन का एक चिह्न 
(जो भावी वैधव्य का सूचक कहा जाता है ),-आभोगः 
1. स्तनों की पूर्णता या फॅलाव 2. चूचियों की गोलाई 
3. वह पुरुष जिसके स्त्रियों जैसे बड़े स्तन हों,--तटः, 
ढम्‌ चूचियों का ढलान, प,--पा, - पायक, 
= षायिन्‌ स्तन पान करने वाला, दुधमुंहा,-पानम्‌ 
स्तनपान करना, - भरः 1. स्तनों की स्थूलता,-पादा- 
ग्रस्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नश्रताम्‌ --रत्न० 
१।१ 2. स्त्री जेसे स्तनों वाला पुरुष, - भवः एक 
प्रकार का रतिवन्ध,--मुखम्‌, - वृतम्‌,-शिखा चूचुक, 
चूची । 

स्तननम्‌ [ स्तन्‌-ल्युट्‌ ] 1. घ्वनन, आवाज, कोलाहल 
2. दहाइना, गरजना, (बादलों का) गड़गडाना 
3. कराहना 4. कठिनाई से साँस लेना । 

स्तनन्धय (वि०) [ स्तनं घयति-घे+-खश्‌; मुम्‌ च] 
स्तन्यपान करने वाला -यदि बुध्यते हरिशिशुः स्तन- 
न्घयो भविता करेणूपरिशेषिता मही भामि० १।५३, 


तवा ङ्कुशायी परिवृत्तभाग्यया मया न दुष्टस्तनयः स्तन- 
न्धयः--मा० १०।६, यः शिशु, दुधमुंहा बच्चा 
रघु० १४७८, शि० १२४० । 

स्तनयित्नुः [ स्तन्‌ +-इत्नु ] 1. गरजना, गड़गड़ाना, बादलों 
का कड़कड़ाना 2. बादल उत्तर» ३७, ५८ 
३. बिजली 4. रोग, बीमारी 5. मृत्यू 6. एक प्रकार 
का घास । 

स्तनित (भू० क० कु०) [ स्तन्‌ कर्तरि क्त ] 1. ध्वनित, 
शब्दायमान, कोलाहलमय-. मेघ० २८ 2. गरजने 
वाला, दहाड़ने वाला, तम्‌ 1. बिजली की कड़कड़ा- 
हट, बादलों की गरज तोयोत्सगंस्ततितमुखरो मास्म 
भूविक्लवास्ताः मेघ० ३७ 2. गरज, शोर 3. ताली 
बजाने की आवाज । 

स्तन्यम्‌ [ स्तने भवं यत्‌ ] मां का दूध, क्षीर-- पिब स्तन्य 
पोत भामि० १1६० । सम० त्यागः मां का दूध 
छुड़ाना, - स्तन्यमोचन स्तन्यत्यागात्प्रभृति सुमुखी 
दन्तपाञ्चालिकेव मा० १०1५, स्तन्यत्यागं यावत्पुत्र- 
योरवेक्षस्व उत्तर» ७ । 

स्तबकः [ स्तु-वुन्‌ या स्था + अवक्‌, पृषो० बवयोरभेदः ] 
गुच्छा, झुण्ड कुसुमस्तबकस्येव द्वे गती स्तो मनस्वि- 
नाम्‌--भतुँ० २।१०४, रघु० १३३२, मेघ० ७५, 
कु० ३।३९। 

स्तब्ध (भू० क० कृ०) [ स्तम्भ्‌ कर्मणि कतंरि वा वत ] 
1. रोका हुआ, घेराबन्दी किया हुआ, अवरुद्ध 2. लकवे 
से ग्रस्त, सज्ञाहीन, सुन्न, जड़ीकृत 3. गतिहीन, स्था- 
वर, अचल 4. स्थिर, दृढ, कड़ा, घोर, कठोर 5. ढीठ, 
अडिग, कठोरहूदय, निष्ठुर 6. उजहु, मोटा । सम० 

कर्ण (वि०) जिसके कान खड़े हों, रोमन्‌ (पुं०) 

सूअर, वराह, लोचा (वि०) जिसकी पलक न 
झपकती हों (जैसे देवता) । 

स्तब्धता,-त्वम्‌ [ स्तब्ध--तल्‌+-टाप्‌, त्व वा | अनम्यता, 
दृढता, कडाई 2. जाडच, असंवेद्यता । 

स्तब्धिः (स्त्री०) [ स्तम्भ्‌ +-क्तिन्‌ | 1. स्थिरता, कड़ा- 
पन, सख्ती, अनम्यता 2. दृढ़ता, अचलता 3. जाड्य, 
असंवेद्यत!, जडता ८. धृष्टता । 

स्तभ्‌ दे० स्तम्भ्‌' । 

स्तभः (पुं०) बकरा, मेढा । 

स्तभु (नपु ०) =स्तम्भन । 

स्तम्‌ ( भ्वा० पर० स्तमति) घबरा जाना, व्याकुल होना । 

स्तम्बः [ स्था--अम्बच्‌ किच्च, पृषो० ] 1. घास का पुंज 
-रघु० ५१५ 2. अनाज के पौधों की पुली जैसा 
कि 'स्तम्बकरिता' में 3. झुंड, पुंज, गृच्छा-- उत्तर० 
२।२९, रघु० १५।१९ 4. झाडी, झुरमुट 5. गुल्म, 
प्रकांड रहित झाडी 6. हाथी बाँधने का खूंटा 7. खंभा 


8. जडता, असंवेद्यता (इन दो अर्थो म स्तम्भ) 


( ११३५ ) 


9. पहाड़ । सम०--करि (वि०) पुलियाँ बनाने 
वाला, भरोटा बनाने वाला, (रिः) अनाज, धान्य, 
करिता पुला या मुट्ठा बनना, प्रचुर या पुष्कल 
मात्रा में विकास--न झाले: स्तम्बकरिता वष्पुर्गुणमपे- 
क्षते--मुद्रा० १३, घनः 1. खुर्पा {जिससे घास के 
गुच्छे निराये जांय) 2. (धान्य काटने के लिए) 
दरांती 3. तिन्नी धान एकत्र करने की टोकरी, -घ्नः 
दरांती, खुर्पा । 
स्तम्बेरमः [स्तम्बे वृक्षादीनां काण्डे गुल्मे गुच्छे वा रमते रम्‌ 
-+अच्‌, अलुक्‌ स० ] हाथी --स्तम्बेरमा मुखरश्बुङ्क- 
लकषिणस्ते --रघु० ५८२, शि० ५1३४ । 
स्तम्भ्‌ (म्वा आ०, स्वा० क्रया० पर० स्तम्भते, 
स्तम्भोति, स्तभ्नाति, स्तम्भित, स्तब्ध; इकारान्त 
उकारान्त उपसर्गो के पश्चात्‌ तथा अव के पश्चात्‌ 
घातु के स्‌ को ष्‌ हो जाता है ) 1. रोकना, बाधा 
डालना, पकड़ना, दबाना--कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्ति- 
कलुष:--श० ४।५ 2. दृढ़ करना, कड़ा करना, 
अचल बनाना 3. जड़ बनाना, ,शक्तिहीन करना, 
अनस्य बनाना प्राणा दध्वंसिरे गात्रं तस्तम्भे च 
हते प्रिये भट्टि १४५५ 4. टेक लगाना, सहारा 
देना, थामना, संभाले रखना 5. कड़ा होना, सख्त 
होना, अटल होना 6. घमंडी होना, उन्नत होना, 
सीधी गर्दन वाला होना, ( निम्नांकित इलोक में 
धातु के विभिन्‍न रूप दर्शाये गए हे. स्तम्भते पुरुषः 
प्रायो यौवनेस घ्नेन च । न स्तभ्नाति क्षितोशोऽपि न 
स्तभ्नोति युवाप्यसौ ॥)-प्रेर० (स्तम्भयति ते) 
1. रोकना, पकड़ना 2. दुढ़ या कड़ा करना 3. गति- 
हीन करना 4. टेक लगाना, सहारा देना । सम० 
अव--, 1. झुकना, निर्भर होना प्रकृति स्वामव- 
ष्टभ्य-भग० ९।८ 2. अवरुद्ध करना 3. सहारा 
देना, टेक लगाना 4. थामना, कौली भरना, आलिंगन 
करना 5. लपेटना, लिफ़ाफ़े में रखना 6. बाघा 
डालना, रोकना, पकड़ना, प्रतिबद्ध करना, उद्‌--, 
1. रोकना, रुकावट डालना, पकड़ना 2. सहारा देना, 
टेक लगाना, थामे रखना, उप--, नि -, रोकना 
गिरफ्तार करना, पर्यब -, घेरना, पर्यबष्टम्यतामेत- 
त्करालायतनम्‌ --मा० ५, वि --, 1. रोकना, 
2. जमाना, पौधा लगाना, आश्रित होना--अत्युच्छिते 
मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः 
--मुद्रा ४१३, सम्‌ - , ( प्रेर० भी) 1. रोकना, 
प्रतिबद्ध करना, नियंत्रण करना--प्रयत्नसंस्तम्भित- 
विक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभूवुः---कु० ३।३४ 
2. गतिहीन करना, अनम्य करना कु० ३।७३ 
3. हिम्मत बाँघना, साहस करना, प्रसन्न होना, 
स्वस्थचित्त करना, सचेत होना--देवि संस्तम्भयात्मा- 


नम्‌--उत्तर० ४ 4. दृढ़ या अटल करना, भग० 
३।४३, समव , 1. सहारा देना, टेक लगाना 
2. सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना । 


स्तम्भः [ स्तम्भ्‌ +अच्‌ | 1. स्थिरता, कडापन, सस्ती, 
अटलता रम्भा स्तम्भं भजति--विक्रम० १८।२९, 
गात्रस्तम्भः स्तनमुकुलयोरुत्प्रबन्धः प्रकम्पः मा० २1५, 
तत्संकल्पोपहितजङिमस्तम्भमम्येति गात्रम्‌- १३५, 
४।२ 2. असवेद्यता, जडता, जाडथ, अभम्यता, लकवा 
3. रोक, अवरोध, रुकावट-सोऽपश्यत्प्रणिधानेन 
सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌--रघु० १।७९, वाक्स्तम्भ 
नाटयति मा० ८ 4. नियंत्रित करना, दमन करना, 
दबाना--कृतद्ित्तस्तम्भः प्रतिहतधियामञ्जकिरपि 
-भतृ० ३।६ 5. टेक, सहारा, आलंब 6. स्थूण, खंभा, 
पोळ 7. प्रकांड, (वृक्ष का ) तना 8. मूढ़ता, जड़ता 
9. भावशून्यता, अनृत्तेजनीयता 10. किसी अलौकिक 
शक्ति या जादू से भावना या शक्ति का दमन करना । 
सम०--उत्कीर्ण किसी लकड़ी में खोद कर बनाई गई 
(मूत), गर ( वि० ) 1. गतिहीन करने वाला, 
जड़ता लाने वाला 2. रोकने वाला, (रः) बाड़, 
-- कारणम्‌ अवरोध या रुकावट का कारण,--पूजा 
विवाह आदि के अवसर पर बनाएं गए अस्थायी मंडपों 
के स्तम्भों की पूजा । : 

स्तम्भकिन्‌ (पुं०) चमंमंडित एक वाद्ययंत्र । 

स्तम्भनम्‌ [स्तम्भ्‌ +ल्युट्‌] 1. रोकना, अवरोध करना, रुका- 
वट डालना, गिरफ्तार करना, दबाना, नियंत्रित 
करना. - लोलोल्लोलक्षुभितकरणोज्जुम्भणस्तम्भनार्थम्‌ 
-उत्तर० ३।३६ 2. गतिहीन होना, अकड़ाहट, जडता 
3. शान्त होना, स्वस्थचित्तता' पंच० १।३६० 4. दृढ़ 
या कड़ा करना, दृढ़ता पुर्वक जमाना 5. टेक देना, 
सहारा देना 6. रुधिर प्रवाह को रोकना 7. कोई भी 
चीज जो रक्तस्रावरोधक हो 8. (मंत्रादि के द्वारा) 
किसी की शक्ति कुंठित करना-दे० स्तंभ (१०),-नः 
कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 

स्तर (वि०) [स्तृ (स्तृ) +-घञ्ग्‌] फैलाने वाला, विस्तार 
करने वाला, ढकने वाला, -रः 1. कोई भी विछाई 
हुई चीज, रद्दा, तह, परत 2. शय्या, पलंग । 

स्तरणम्‌ [स्तु (स्तृ) +ल्युट्‌] फैलाने की क्रिया, बिखेरना, 
छितराना आदि । 

स्तरि (री) मन्‌ (पुंश) [तृञइ (ई) 
पलंग । 

स्तरी [स्तु कर्मणि ई] 1. धूआँ, बाष्प 2. बछिया 3. बांझ 
गाय । 

स्तवः [स्तु+-अप्‌] 1. प्रशंसा करना, विख्यात करना, स्तुति 
करना 2. प्रशंसा, स्तुति, स्तोत्र । | 

स्तवक (वि०) (स्त्री०--बिका) [स्तु--वुन्‌] प्रशंसक, 


मनिच्‌] शय्या, 


( ११३६ ) 


स्तोता,-कः 1. स्तुति कर्ता, प्रशंसा, स्तुति 3. मंजरियों 
का गुच्छा 4. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, गजरा, कुसुम- 
स्तेवक 5. किसी पुस्तक का परिच्छेद, या अनुभाग 
6. समुच्चय--तु० 'स्तबक' भी । 

स्तवनम्‌ [स्तु-ल्युट्‌ | 1. प्रशंसा करना, सराहना 2. सुक्त । 

स्ताबः ¦ स्तु--ण्वुळ्‌] प्रशंसा, स्तुति । 

स्तावकः [स्तु--ण्बुळ्‌] प्रशंसक, स्तोता, चापलूस । 

स्तिघु (स्वा० आ० स्तिध्नृते) 1. चढ़ना 2. धावा बोलना 
3. रिसना ! 

स्तिष्‌ (म्वा० आ० स्तेपते) रिसना, बूंद-बूंद टपकना, 
झरना । 

स्तिभिः [स्तम्भ्‌--इन्‌, इत्वम्‌] 1. रुकावट, अवरोध 
2. समुद्र, 3. गुल्म, गुच्छा, पुंज । 

स्तिम्‌, स्तीम्‌ (दिवा० पर स्तिम्यति स्तीम्यति) 1. गीला 
या तर होना 2. स्थिर या अटळ होना, कड़ा होना । 

स्तिमित (वि० ) [स्तिम्‌ कतंरि क्तः} 1. गीला, तर 2. (क) 
निश्चल, निश्चेष्ट, शान्त क्षुभितमुत्कलिकातरलं मनः 
पय इव स्तिमितस्य महोदघे:--मा० ३1१०, (ख) 
जमाया हुआ, कठोर, अटल, गतिहीन, स्थिर--घाच- 
स्पतिः सन्नपि सोऽष्टमूतौ' त्वाशास्यचिन्तास्तिमितो 
बभूव- कु० ७।८७, २५९, मा० १२७, रघु० २। 
२२, ३1१७, १३।४८, ७९, उत्तर० ६१२५ 3. मुंदा 
हुआ, बंद--रघु० १।७३ 4. अकड़ा हुआ, लकवाग्रस्त 
5. मृदु, कोमल 6. तृप्त, सन्तुष्ट । सम०--वायुः 
शान्त पवन, सशाधिः स्थिर संचिन्तन । 

स्तिमितत्वम्‌ [स्तिमित +-त्व] स्थिरता, 
शान्ति । 

स्तीविः [स्तु+-क्विन्‌] 1. यज्ञ में स्थानापन्न ऋत्विक्‌ 

2. घास 3. आकाश, अन्तरिक्ष 4. जल 5. रुधिर 

6. इन्द्र का विशेषण । 

(अदा० उभ० स्तौति-स्तवति, स्तुते-स्तुवीते, स्तुत, 

इच्छा० तुष्टूषति-ते, इकारान्त या उकारान्त उपसग 

के पश्चात्‌ स्तु के स्‌ को प्‌ हो जाता है) 1. प्रशंसा 

करना, सराहना, स्तुति करना, स्तुतिगान करना-, 

क़ीतिगान करना, ख्याति करना--भामि० १४१, 

मुद्रा ३।१६, भट्टि ८९२, १५।६०, २१।३ 

2. प्रशंसागान करना, भजन गाना, स्तोत्रो द्वारा पूजा 

करना, अभि-, प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्र-, 

1. प्रशंसा करना 2. आरभ करना, उपक्रम करना, 


निइचेष्टता, 


स्तु 


प्रस्तूयताम्‌ विवादवस्तु -- मालवि०१ 3. कारण बनना | 


पैदा करना मा० ५।९ सम्‌, ` 1. प्रशंसा करना 
- रघु १३।६ 2. परिचित होना, जानकार या 
घनिष्ठ संबंध वाळा होना (इस अर्थ में प्रायः 'क्तान्त' 
प्रयोग) अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो 
करोति.. सि० ३।३१, कि० ३1२, दे० 'संस्तुत’ भी । 


स्तुकः {पु०) लालों की चोटी, ग्रंथि या मीढी । 

स्तुका [ स्तुक +-टापू ] 1. बालों की ग्रंथि या मीढी 2. सांड 
के दोनों सींगो के बीच के घुंघराले बालों का गुच्छा 
3. कूल्हा, जंघा । 

स्तुच्‌ (भ्वा० आ० स्तोचते) 1. उज्ज्वल होना, चमकना, 
निमेल स्वच्छ होना 2. मंगलप्रद या शुभ या सुखद 
होना ! 

स्तुत (भू० क० कृ०) | स्तु+वत | 1. प्रशंसा किया 
गया, प्रशस्त, स्तुति किया गया 2. खुद्यामद 
किया गया । 

स्तुतिः (स्त्री०) [ स्तु क्तिन्‌ ] 1. प्रशंसा, गुणकीर्तन, 
सराहना, इलाघा स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि 
चरितानि ते - रघु० १०।३० 2. प्रशंसाकारक सूक्त, 
स्तोत्र - रघु० ४६ 3. चापलूसी, खुशामद, झूठी 
प्रशंसा-भूतार्थव्याहृति: सा हि न: स्तुतिः परमेष्ठिनः 
--रषु० १०।३३ 4. दुर्या का नाम । सम०-- गीतम्‌ 
स्तुतिगान, सूक्त, कीतिगान, पदम्‌ प्रशंसा की वस्तु, 
“पाठक; कोतिगायक, प्रशस्तिवाचक, भाट, चारण, 
संदेशवाहक, वादः प्रशंसायूकत भाषण, स्तोत्र, --ब्रतः 
भाट । 

स्तुत्य (वि०) | स्तु--क्यप्‌ ] इ्लाध्य, प्रशंसनीय, सरा- 
हनीय रघु० ४६ | 

स्तुनक; [ स्तु ]-नकक्‌ | बकरा । 

स्तुभ्‌ ¦ (भ्वा० पर० स्तोभति) 1. प्रशंसा करना 
2. प्रसिद्ध करना, स्तुतिमान करना, पूजा करना । 
11 (म्वा० आ० स्तोभते) 1. रोकना, दबाना 2. ठप 
करना, सुन्न करना, जडीभूत करना । 

स्तुभः [ स्तुभ्‌ +-क ] बकरा । 

स्तुम्भ्‌ (स्वा क्रथा० परऽ स्तुभ्नोति, स्तुभ्नाति) 
1. रोकना 2. सुन्न करना, जड़ीभूत करना 3. निकाल 
देना । | 

स्तूष्‌ (दिवा० पर०, चुरा० उभ० स्तूप्यति, स्तूपयति-ते) 
1. ढेर लगाना, संचित करना, चट्टा लगाना, एकत्र 
करना 2. खड़ा करना, उठाना । 

स्तूपः | स्तूप्‌ + अच्‌ | 1. ढेर, चट्टा, टीला (मिट्टी का) 
2. बौद्ध स्मारकचिह्व, पावन अवशेषों को (जैसे कि 
बुद्ध के) रखने के लिए एक प्रकार का स्तंभसदृश 
स्मृतिचिह्न 3. चिता । 7 

स्तु 1 (स्वा० उत्तर० स्तृणोति, स्तृणृते, स्तृत, कर्मवा० 
स्तयते) 1. फलाना, छितराना, ढकना, बिछाना 

(महीं) तस्तार सरघाव्याप्तेः स क्षौद्रपटलैरिव 

--रघु० ४६३, ७।५८ 2. फेलाना, प्रसार करना, 
विकीर्ण करना 3. बखेरना, छितराना 4. कपड़े पह- 
नाना, ढांपना, बिछाना, ळपेटना 5. मार डालना, 
प्रेर० (स्तारयति--ते) बिछाना, ढांपना, छितराना 


( ११३७ ) 


---रक्‍तेनाचिक्लिददर्भामि संन्येश्चातस्तरद्धत:--भट्टि० 
१५४८, इच्छा० (तिस्तीर्षति ते) । 

पं (स्वा० पर? स्तृणोति) प्रसन्न करना, तृप्त करना । 

स्त (प°) [ स्तु--विवप्‌ ] तारा । 

स्तूक्ष (म्वा० पर स्तुक्षति) जाना । 

स्ततिः (स्त्री) [ स्तृ+-क्तिन्‌ ] 1. फेलाना, बिछाना, 
प्रसार करना 2. ढकना, कपडे पहनाना । 

स्तृह्‌, स्तृह, (तुंदा० पर० स्तृहति, स्तृहति) प्रहार 
करना, चोट पहुँचाना, मार डालना । 

स्तृ (क्रया० पर० स्तृणाति, स्तृणीते, स्तीर्ण, इच्छा» 
तिस्तरि (री) षति--ते, तिस्तीषंते -) ढांपना, 


वखेरना आदि, दे० 'स्तृ' । अब-ढांपना, भरना, | 


बिछा देना - प्रकम्पयन्‌ गामवतस्तरे दिशः-कि० १६। 
२९, आ--ढकना, आच्छादित करना,--रघु० ४1६५, 
उप--, 1. यछेरना 2. क्रम से रखना, परि--, 
1. फैलाना, विकीर्ण करना, प्रसार करना --भड़ि० 
१४११ 2. ढांयना (आलं० सै भी) अथ नागयूथ- 
मलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे-शि० ९।१८ 
अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे--कि० १३।८ 
3. क्रम भें रखना, वि--, 1. फलाना, विकीर्ण 
करना 2. ढांपना, प्रेर०--फेलवाना, प्रसार करवाना 
--जैसा कि 'पयोघरविस्तारयितुकं यौवनम्‌' श० १ 
2. बढ़ना - रघु० ७।३९ 3. फलाना, प्रसार करना, 
सम्‌--, 1. फैलाना, बखे रना-श्रान्तसंस्तीर्णदर्भा:-श० 
४।७ 2. बिछाना । 


स्तेन्‌ (चुरा० उभ०--“स्तेन’ का नामघातु-स्तेनयति-ते) 
चुराना, लूटना,--मनु० ८३३३ । 

स्तेनः |स्तेन्‌ कतरि अव्‌] चोर, लुटेरा--न तं स्तेना न 
चामित्रा हरन्ति न च नश्यति--मनु० ७।८३,--नम्‌ 
चोरी करना, चुराना । सम०--निग्रहः 1. चोरों 
को दिया जाने वाला दण्ड 2. चोरी को रोकना । 

स्तैप्‌ 1 (भ्वा० आ० स्तेपते) रिसना । 
1 (चुरा० उभ? स्तेपयति-ते) भेजना, फॅंकना । 

स्तेसः [स्तिन्‌ -घञ्ग्‌] नमी, गीलापन । 

स्तेयम्‌ [स्तेनस्य भावः यत्‌ न रोपः] 1. चोरी, लूट--कु० 
२।३५ 2. चुराई हुई या चुराये जाने के योग्य कोई 
वस्तु 3. कोई निजी या गुप्त चीज । 

स्तेयिन्‌ (पु०) [स्तियञ-इनि] 1. चोर, लुटेरा 2. सुनार । 

स्तै (म्वा० पर० स्तायति) पहनना, अलंकृत करना । 

स्तेनम्‌ [स्तेन†-अण्‌] चोरी, लूट । 

स्तन्यम्‌ [स्तेनस्य भावः ष्यञ्‌] चोरी, छूट, न्यः चोर । 

स्तमित्यम्‌ [स्तिमित +-ष्य्‌] 1. स्थिरता, कठोरता, 
अटता 2. जडता, सुन्नपना । 

स्तोक (वि०) [स्तुच्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. अल्प, थोड़ा--स्तोके- 
नोन्नतिंमायाति स्तोकेतायात्यघोगतिम्‌-पंच० १।१५०, 


१४३ 


स्तोकं महद्वा घनम्‌ू--भतुं० २।४९ 2. छोटा 3. कुछ 
4. अघम, नीच --कः 1. थोड़ी मात्रा, बूंद 2. चातक 
पक्षी,-कम्‌ (अव्य०) जरा सा, अपेक्षाकृत कम 
-पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति 
-श० १।७। सम०-काय (वि०) छोटे शरीर वाला, 
छोटा, ठिगना, लघु -नस्र, (वि०) जरा झुका हुआ, 
थोड़ा सा शिथिल या अवसन्न-श्रोणीभारादलसग- 
मचा स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां - मेघ० ८२। 

स्तोककः [स्तोकाय जलविन्दवे कायति अब्दायते - स्तोक 
+-क-+-क] चातक पक्षी--मनु० १२।६७। 

स्तोकः (अव्य०) [स्तोक+-शस्‌] थोड़ा-थोड़ा करके, 
कमी के साथ । 

स्तोतव्य (वि०) [स्तु+-तव्यत्‌] प्रशंसनीय, इलाध्य, तारीफ 
के लायक-स्तोतव्यगुणसंम्पन्न: केषां न स्यात्त्रियो जनः । 

स्तोत्‌ (पुं ) [स्तु+-तृच्‌] प्रशंसक, स्तुतिकर्ता । 

स्तोत्रम्‌ | स्तु +-ष्ट्न्‌] 1. प्रशंसा, स्तुति 2. प्रशस्ति, स्तुति- 
गान । 

स्तोत्रियः,--या [स्तोत्र--घ, स्त्रियां टाप्‌ च] एक विशेष 
प्रकार की ऋचा, स्तोत्र का पद्य । 

स्तोभः [स्तुभ्‌ --घङा ] 1. रोकना, अवरुद्ध करना 2. विराम, 
यति 3. निरादर, तिरस्कार 4. सूक्त, प्रशस्ति 5. साम- 
वेद का एक प्रभाग 6. अन्तनिविष्ट । 

स्तोमः [स्तु+-मन्‌] 1. प्रशास्ति, स्तुति, सूक्त 2. यज्ञ, 
आहुति -जेसा कि ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम मे 
3. सोम द्वारा तर्पण 4. संग्रह, समुच्चय, संख्या, समूह, 
संघात--उत्तर० १।५० 5. बड़ी मात्रा, ढेर - भस्म- 
स्तोमपवित्रलाञ्छनमुरो धत्ते त्वचं रौरवीम्‌-उत्तर० 
४।२०, महावीर० १।१८,--नम्‌ 1. सिर 2. घन, 
दौलत 3. अजान, घान्य 4. लोहे की नोक वाली छड़ी । 

स्तोम्थ (वि०) [स्तोम -यत्‌] इलाघ्य, प्रशंसनीय । 

स्त्यान (वि०) [स्त्येन-क्त] ढेर के रूप में संचित- मा० 
५१११, वेणी० १।२१ 2. घनीभूत, स्थूल, ठोस 
3. मृदु, स्निग्ध, कोमल, चिकना 4. शाब्दायमान, 
मुखर,-- सम्‌ 1. सघनता, ठोसपना, आकार या फॅलाव 
में वृद्धि -- दघति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूनामनुरसित- 
गुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि--मा० ९।६, उत्तर० २।२१, 
महावीर० ५।४१ 2, चिकनाई 3. अमृत 4. ढीलापन, 
आलस्य 4. प्रतिध्वनि, गूंज । 

स्त्यायनम्‌ [स्त्ये+-ल्युट्‌] ढेर के रूप में संचित करना, भीड़ 
लगाना, समष्टि । 

स्त्येनः [स्त्ये +-इतच्‌] 1. अमृत 2. चोर । 

स्त्य (भ्वा० उभ० स्त्यायति-ते) 1. ढेर के रूप में एकत्र 
किया जाना, इधर-उघेर फॅलना, विकीर्णे होना 
--शिशिरकटुकषायः स्त्यायते सल्लकीनाम्‌--मा० 
९।६, २२१, महावीर० ५।४१ 3. प्रतिघ्वनि, गूंज । 


( १११८ ) 


स्त्री [स्त्यायेते शुक्रशोणिते यस्याम्‌ - स्त्ये--ड्रप्‌--डीप्‌] 


३. नारी, औरत 2. किसी भी जानवर कौ मादा 
“गज स्त्री, हरिण स्त्री आदि, श० ५२२ 3. पत्नी 
--स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराइच पृंसाम्‌-मा० ६1१८, मेघ० 
२८ 4. स्त्रीलिंग, या स्त्रीलिंग का कोई शब्द - आपः 
स्त्रीभूम्ति-अमर०। सम०-अगारः,-रम्‌ अन्तःपुर, ज़वा- 
नखाना, - अध्यक्षः कंचुकी, - अभिगसनम्‌ संभोग, 
--आजीव: 1. अपनी स्त्री के सहारे रहने वाला 
2. स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराकर जीवनयापन कराने 
वाला,-कासः 1. स्त्रीसंभोग का इच्छुक, स्त्रियों के 
भ्रति चाव 2. पत्नी की इच्छा,-कार्यम्‌ 1. स्त्रियों का 
व्यवसाय 2. स्त्रियों की टहल, अन्तःपुर की सेवा, 
कुमारम्‌ एक स्त्री और बच्चा,--कुसुमम्‌ रजःस्राव, 
स्त्रियों म ऋतु-स्राव, - क्षीरम्‌ माँ का दूघ-मनु० ५।९, 
नाग (वि०) स्त्रियों से संभोग करन वाला, - गवी 
दूध देने वाली याय,-गुरुः दीक्षा या मन्त्र देने वाली या 
पुरोहितानी,--गृहम्‌ ==स्त्र्ययारम्‌, दे०,--घोषः पौ 
फटना, प्रभात, तडका, --ध्नः स्त्रीघाती,--चरितम्‌, 
त्रम्‌ स्त्री के कमं, चिह्नम्‌ 1. स्त्रीत्व की विशि- 
ष्टता का कोई निशान 2. स्त्रीयोनि, भग,---चौरः 
स्त्री को फुसलाने वाला, लम्पट, - जननी केवल 
केच्याओं को जन्म देने वाली स्त्री, - जातिः (स्त्री) 
स्त्रीवगं, मादा,--जित: स्त्री के वश में रहने वाला, 
जोरू का गुलाम -स्त्रीजितस्पर्शमात्रेण सर्व पुण्यं विन- 
श्यति--शब्द०, मनु० ४२१७, --घनम्‌ स्त्री की 
निजी सम्पत्ति जिस पर उसका स्वतन्त्र अधिकार हो, 
धर्मः 1. स्त्री या पत्नी का कतंव्य 2. स्त्रीसम्बन्धी 
नियम 3. रजःस्राव,--घमिणी रजस्वला स्त्री,--ध्वजः 
किसी भी जानवर की मादा या स्त्रीत्वालिग, नाथ 
(वि०) स्त्री जिसकी स्वामिनी हो ,--निबन्धनम्‌ 
स्त्री का विशेष कार्ये क्षेत्र, गृह्मकमं, गृहिणी का कार्य 
--पण्योपजीविन्‌ (पुं ) दे० ऊपर 'स्त्र्याजीव',-- परः 
स्त्रियों से प्रम करने वाला, कामी, लम्पट, - पिशाची 
राक्षसी जैसी पत्नी,--पुंसौ (पुं०, द्वि० व०) 1. पति 
और पत्नी 2. स्त्री और पुरुष-कु० २1७, --पुंसलक्षणा 
पुरुष के लक्षणों से युक्त स्त्री, मर्दानी स्त्री, --प्रत्ययः 
(व्या० में) स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए शब्द के 
अन्त में जुड़ने वाला प्रत्यय,--प्रसङ्कः (अत्यधिक) 
संभोग,--प्रसुः (स्त्री०) पुत्रियों को जन्म देने वाली 
स्त्री-याज्ञ० १।७३-प्रियः (वि०) जिसको स्त्रियाँ प्यार 
करें (-यः) आम का पेड़,- बाध्यः स्त्री द्वारा परेशान 
किया जाने वाला, -बुद्धिः (स्त्री०) 1. स्त्री की समझ 
2. स्त्री का परामश, स्त्री द्वारा दिया गया उपदेश, 
-+भोग: संभोग,--मन्त्रः स्त्रीकौशल, स्त्री की सलाह, 
-र्‍मुखपः अशोकवृक्ष,--यन्त्रम्‌ यन्त्र की भाँति स्त्री, 


स्त्री के रूप में मशीन या यन्त्र- स्त्रीयन्त्र केन लोके 
विषममृतमयं धमनाशाय सृष्टम्‌ -- पंच० १।१९१, 
रञ्जनम्‌ पान, ताम्बूल--,रत्नम्‌ श्रेष्ठ स्त्री स्त्री- 
रत्नेषु ममोवंशी प्रियतमा यूथे तवेयं दशा--विक्रम० 
४।२५,--राज्यम्‌ स्त्रियों द्वारा शासित राज्य या प्रदेश, 
~ लिंगम्‌ 1. (व्या० में) स्त्रीवाचकता 2. स्त्रीयोनि, 
वक्षः पत्नी के बस में होना, स्त्री की अधीनता, 
>-विधेय (वि०) पत्नी द्वारा शासित, जोरू-भक्त 
अपनी स्त्री को बेहद चाहने वाला,--रघु० १९४, 
--विवाहः स्त्री के साथ विवाह, - संसर्मः स्त्रियों का 
साथ,--संस्थान (वि०) स्त्री की आकृति वाला--श० 
५।३९,- संग्रहणम्‌ 1. किसी स्त्री का बलात्‌ आलिंगन 
2. व्यभिचार, सतीत्वहरण,_ सभम्‌ स्त्रियों की सभा, 
सम्बन्धः 1. किसी स्त्री के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध 
2. वेवाहिक सम्बन्ध 3. स्त्री के साथ सम्बन्ध, 
स्वभावः 1. स्त्रियों की प्रकृति 2. हीजड़ा,-- हत्या 
स्त्री का वघ या कतल,-- हरणम्‌ 1. स्त्रियों का बलात्‌ 
अपहरण 2. बलात्‌ सम्भोग, जबरजिनाह । 

स्त्रीतमा, स्त्रीतरा (स्त्री०) कुलीन स्त्री, उत्तम जाति की 
सुसंस्कृत स्त्री । 

स्त्रीता,- त्वम्‌ [ स्त्री य-तल --टापू, त्व वा ] 1. नारीत्व 
2. पत्नीत्व 3. स्त्री होने का भाव, स्त्रेणता । 

स्त्रेण (वि०) (स्त्री०--णी) | स्त्रिया इदम्‌ नन्‌ ] 
1. मादा, स्त्रीवाचक 2. स्त्रियोचित या स्त्री संबन्धी 
3. स्त्रियों में विद्यमान, -- णिन्‌ 1. स्त्रीत्व, स्त्रियों की 
प्रकृति, स्त्रीवाचकता--उत्तर० ४११ 2. मादा का 
चिह्न, स्त्रीपना--तुणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो 
यांतु दिवसाः-भतृं० ३1११३, इदं तत्प्रत्युत्पन्नमति 
स्त्रेणमिति यदुच्यते--श० ५, तस्य तृणमिव लघुवृत्ति 
्त्रेणमाकलयतः--का० 3 स्त्रियों का समूह । 

स्त्रेणता, ` त्वम्‌ [ स्त्रण+-तल्‌-+-टापू, त्व वा ] 1. स्त्री 
वाचकता, स्त्रीपना 2. स्त्रियों के प्रति अत्यधिक 
रुचि । 

स्थ (व० ) [स्था--क.] (समास के अन्त में प्रयुक्त ) 
खड़ा होने वाला, ठहरने वाला, डटा रहने वाला, 
विद्यमान, मौजूद, वर्तमान आदि--तटस्थ, अंकस्थ, 
प्रकृतिस्थ, तटस्थ । 

स्थकरम्‌ [--स्थगर, पृषो० ] सुपारी ¦ 

स्थग्‌ (म्वा० पर० या प्रेर० स्थगति, स्थगयति) 
1. ढांपना, छिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना 
-—पराम्यूहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगयति--मा० 
१1१४ 2. ढांपना, व्याप्त होना, भरना - रवः श्रवण- 
भैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः--काव्य० ७। 

स्थय (वि०) [ स्थग्‌{-अच्‌ ] 1. जालसाज, बेईमान 
2. परित्यक्त, निलंज्ज, लापरवाह,-- गः धूतं, छली । 


( ११३९ ) 


स्थगनम्‌ | स्यग्‌--ल्युट्‌ ] छिपाना, गुप्त रखना । 

स्थागरम्‌ [ थग्‌ अरन्‌ | सुपारी । 

स्थगिका [म्थग्‌ +-ण्वुल--ठापू, इत्वम्‌ ] 1. वेश्या 2. पान 
की दुकान 3. एक प्रकार की पट्टी । 

स्थगित (वि०) | स्थग्‌+-क्त ] ढका हुआ, छिपा हुआ, 
गुप्त रक्खा हुआ | 

स्थगो [ स्थग्‌+-क-{-डीप्‌ | पान की डिबिया । 

स्थगुः | स्थग्‌-{-उन्‌ ] कूबड़, कुञ्ज । 

स्थण्डिलम्‌ | स्थल्‌+-इलच्‌, नुक्‌, लस्य डः ] 1. भूखंड 
(यज्ञ के लिए चौरस व चौकोर किया हुआ), वेदी- 
निषेदुषी स्थंडिल एव केवले--कु० ५।१२ 2. बंजर 
भूमि 5. ढेलों का ढेर 4. सीमा, हद 5. सीमा चिह्न । 
सम० -शायिन्‌ (पूं) ('स्थंडिलेशय' भी) वह 
संन्यासी जो बिना बिस्तर के यज्ञभूमि पर सोता है, 
-- सितकम्‌ वेदी । 


स्थपतिः [ स्था--क, तस्य पतिः ] 1. राजा, प्रभु 2. वास्तु- 
कार 3. रथकार, बढ़ई 4. सारथि 5. बृहस्पति के 
प्रति बलि देने वाला, बृहस्पति-यज्ञ करने वाला 
6. अन्तःपुर रक्षक 7. कुबेर । 

स्थपुट (वि०) [ तिष्ठति स्था-क, स्थं पुटं यत्र ] 
1. संकटग्रस्त, विपन्न 2. ऊबड़-खाबड़, ऊंचा-नीचा । 
सम० - गत (वि०) विषम स्थानों में रहने वाला, 
कठिनाइयों से ग्रस्त - अड्कुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगत- 
मपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति - मा० ५1१६ । 

स्थल्‌ (भ्वा० पर० स्थलति) दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहना, 
अडिग रहना ! 

स्थलम्‌ | स्थल्‌-अच्‌ ] 1. कठोर या शुष्क भूमि, 
जमीन, दृढ़ भू (विप० जर) --भो दुरात्मन्‌ (समुद्र) 
दीयतां टिट्रिभाण्डानि नो चेत्स्थलतां त्वां नयासि-पंच० 
१, इसी प्रकार स्थलकमलिनी या स्थलवत्मंन्‌ 2. सम्‌- 
द्रतट, समुद्रबेला, बालू-तट 3. पृथ्वी, भूमि, जमीन 
4. जगह, स्थान 5. खेत, भूखंड, ज़िला 6. पड़ाव 
7. उभरा हुआ भूखंड, टीला 8. प्रस्ताव, प्रसंग, 
विषय, विचारणीय बात--विवाद°, विचार” आदि 
9. खंड या भाग (जैसे किसी पुस्तक का) 10. तम्बू । 
सम ०--अन्तरम्‌ कोई दूसरी जगह,--आश्ढ (वि०) 
धरा पर उतरा हुआ, - अरविन्दम्‌, -कमलम्‌, -कस- 
लिनी पृथ्वी पर उगने वाला कमळ -मेघ० ९०, कु० 
१॥३३,-चर (वि०) भूचर, (जो जलचर न हो) ,-च्युत 
(वि०) स्थान से पतित, अपनी पदवी से हटाया 
हुआ,- देवता स्थानीय या ग्राम्यदेवी,- पद्मिनी भू- 
कॅमलिनी, _ मार्गः, -वत्मंन्‌ (नपुं०) भूमि पर बनी हुई 
सड़क-स्थलवत्मंना (भूमागं से), रघु० ४।६०,-किग्रहः 
चौरस भूमि पर लड़ा जाने वाला युद्ध-शुद्धिः (स्त्री ० ) 
किसी भी स्थल की शुद्धि भूमि कौ सफाई । 


स्थला [ स्थल--टाप्‌ ] ऊंची की हुई सूखी जमीन जहाँ 
जल के निकास का अच्छा प्रबंध हो (विप० स्थली, 
दे० नी०) । 

स्थली | स्थल--डीष | 1. सूखी जमीन, दृढ भूमि 
2. भूमि का प्राकृतिक स्थल, भूमि या भूखंड (जैसे 
कि वनस्थल) विललाप विकीणंमूघंजा समदुःखामिव 
कुर्वती स्थलीम्‌ --कु० ४।४। समृ०- देवता पृथ्वी 
की देवी, भूमि की अधिष्ठात्री देवी--मेघ० १०६ । 

स्थलेशय (वि०) [ स्थले शेते - शी-अच्‌, अलुक्‌ स० ] 
सूखी जमीन पर सोने वाला,-यः कोई भी जल-स्थल- 
चारी जानवर । 

स्थविः [ स्था-{-क्वि ] 1. जुलाहा 2. स्वरं । 

स्थविर (वि०) [ स्थाय-किरच्‌, स्थवादेश: ] 1. दृढ़, 
पक्का, स्थिर 2. बूढा, वृद्ध, पुराना,---रः 1. बूढ़ा पुरुष 
2. भिक्षुक 3. ब्राह्मण का नाम,--रा बूढ़ी स्त्री 
-'स्थविरे का त्वम्‌ अयमर्भकः कस्य नयनानन्दकरः - 
न दश० | 

स्थविष्ठ (वि०) | अतिशयेन स्थूल: स्थूल-- इष्ठन्‌ 
छस्य लोपः] सबसे बड़ा, बहुत हृष्टपुष्ट, सबसे अधिक 
विस्तृत ('स्थूल' की उत्तमावस्था) । 

स्थवीयस्‌ [ स्थूल+-ईयसुन्‌, स्थूलवान्दस्य स्थवादेश ] सबसे 
बड़ा, अपेक्षाकृत विस्तृत (स्थूल की मघ्यमावस्था) । 

स्था (भ्वा० पर० कुछ अर्थो में आत्मनेपद में भी 
-_तिष्ठति -- ते, स्थित, कर्मवा० स्थीयते, इस घातु के 
पूर्वं इकारान्त उकारान्त उपसर्ग आने पर धातु के 
'स्‌' को ष्‌ हो जाता है) 1. खड़ा होना--चलत्यकेन 
पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌--सुभा० 2. ठहरना, 
डटे रहना, बसना, रहना-- ग्रामे गृहे वा तिष्ठति 
3. शेष बचना, बाकी रह जाना--एको गङ्गदत्त स्तिष्ठति 
--पंच० ४ 4. विलम्ब करना, प्रतीक्षा करना-किमिति 
स्थीयते ~ श० २ 5. ठहरना, उपरत होना, रुकना, 
निरचेष्ट होना--तिष्ठत्येव क्षणमधिपतिर्ज्योतिषां 
व्योममध्ये - विक्रम २1१ 6. एक ओर रह जाना 
तिष्ठतु तावत्पत्रलेखागमनवृत्तान्तः--का० (इस 
वृत्तान्त का ध्यान न कीजिए) 7. होना, विद्यमान 
होना, किसी भी स्थिति या अवस्था में होना, (प्रायः 
कृदन्त के रूप में प्रयोग) -मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे 
कु० १२, श० १।१, विक्रम» १।१, कालं नयमाना 
तिष्ठति--पंच० १, मनु ७।८ 8. डटे रहना, अनुरूप 
होना, आज्ञा मानना, (अधि० के साथ )-शासने तिष्ठ 
भर्तु:--विक्रम० ५११७, रधु०, ११।६५ 9. प्रतिबद्ध 
होना-यदि ते तू न तिष्ठेयुरुपायैः परथ स्त्रिभिः-मनु० 
७1१०८ 10. निकट होना--न वित्रं स्वेषु तिप्ठत्सु 
मृतं शूद्रेण नाययेत्‌--मनु० ५।१०४ 11. जीवित 
रहना, सांस लेना--आः क एष मयि स्थिते चन्दगुप्त- 


( ११४० 


मभिभवितुमिच्छति-मुद्रा० १ 12. साथ देना, | 
सहायता करता,-उत्सवे व्यसने चव दुभिक्षे शत्रुसंकटे । 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव:--हि० 
१।७३ 13. आश्रित होना, निर्भर होना 14, करना, 
अनुष्ठान करता, अपने भापको व्यस्त करना 
15. (आ०) सहारा छेना, (मध्यस्थ मान कर उसके 
पास) जाना, मार्गदर्शन पाना-संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते 
य: --कि० ३।१३ 16. (आ०) (सुरतालिगन के 
लिए) प्रस्तुत करना, वेश्या के रूप में उपस्थित होना 
(सम्प्र० के साथ) - गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय तिष्ठते 
--पा० १।३।३४ पर सिद्धा०,--प्रेर० (स्थापयति 
ते) 1. खडा करना 2. जमाना, जड़ना, स्थापित 
करना, रखना, प्रस्थापित करना 4. रोकना 5. पकडना 
रोकन!---इच्छा० (तिष्ठासति) खड़े होने की इच्छा 
करना ! अति--., अधिक होना, बढ़ जाना--अत्य- 
तिष्ठद्‌ दशाङगुलम्‌-अघि-, 1. स्थिर होना, अधिकार 
करना {कर्म ० के साथ )-अर्धासनं गोत्रभिदो$धितस्थौ 


-“रखु० ६।७३, भट्टि० १५।३१ 2. अभ्यास करना 
(साधना का) -कि० १०१६ 3. अन्दर होना, 
रहना, बसना निवास करना,--पातालमधितिष्ठति 
--रघु० १12०, श्रीजयदेवभणितमधितिष्ठतु कण्ठ- 
तटीमविरतम्‌---गीत० ११ 4. अधिकार करना, 
जीतना, परास्त करना, पछाड़ना--संग्रामे तान- | 
धिष्ठास्यनू--भद्वि ० ९७२, १६।४० 5. प्राप्त करना 
--कि० २1३१ 6. नेतृत्व करना, संवहन करना, 
शासन करना, निदेश देता, प्रधानता करना -दशरथ- 
दारानधिष्ठाय - उत्तर» ४ 7. राज्य करना, शासन 
करना, नियंत्रण करना --भग० ४६ 8. उपयोग | 
करना, काम में लगाना 9. चढ्ना, स्थापित होना, 
गद्दी पर बैठना-अचिराषिष्ठितराज्य: शत्रु:--मालवि० 
१८, अनु-, 1. करना, संपन्न करना, कार्यान्वित 
करना, ध्यान देना--अनुतिष्ठस्वात्मनो नियोगम्‌ 
--मालवि०१ 2. पीछा करना, अभ्यास करना, 
पालन करना--भग० ३।३१ 3. देना, अनुदान देना, 
किसी के लिए कुछ करना-- (यस्य) शेलाघिपत्यं 
स्वयमन्वतिष्ठत्‌ --कु० १११७ 4. निकट खड़े होना, 
--मनु० ११।११२ 5. राज्य करना, शासन करना 
6. नक्कल करना 7. अपने आपको प्रस्तुत करना, 
अब~, {प्रायः आ०) 1. रहना, टिकना, डटे रहना 
---जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे--भामि० २1१७ 
अनीत्वा पङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते--शि० २।३४, 
रघु० २1३१ 2. ठहरना, प्रतीक्षा करना-भट्टि० ८।११ 
3. डटे रहना, अनुरूप रहना-भट्टि० ३।१४ 4. जीवित 
रहता-रघु ०८।८७ 5.निश्चेष्ट रहना, रुकना, ठहरना | 
-भग० १।३० ^. आ पड़ना, मिलना, निर्भर होना-मयि | 


| 
| 


) 


सृष्टिहि लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता--कु० २1२८ 
7. अलग खड़े होना, अलग रखना 8. निश्चित या 
निर्णीत होना (प्रेर०) 1० खड़ा करना, रोकता, 
पडाव डालना 2. प्रस्थापित करना, नींव डालना 
3. स्वस्थ होना, सचेत होना, आ-, 1. अधिकार 
करना 2. चढ़ना, सवार होना--यथा 'एकस्यन्दन- 
मास्थितौ'--रधु० १।३६ में 3. उपयोग करना, अव- 
लंब लेना, सहारा लेना, अनुसरण करना, अभ्यास 
करना, लेना, धारण करना--यथाहि सदृत्तमातिष्ठत्य- 
नुसुयकः--मनु० १०१२८, २1१३३, १०।१०१ (यह 
अर्थ नाना प्रकार से-संज्ञा शब्दों के अनुसार जितके 
साथ कि शब्द का प्रयोग होता है, बदलता रहता है 
जादै० कु० ५।२, ८४, मुद्रा० ७१९, रघु० ६७२, 
१५।७९, कु० ६७७२, ७1२९, पंच० ३।२१ आदि) 
4. करना, सम्पादन करना, पालन करना 5. अपनाना 
6. लक्ष्य बांधना 7. दायित्व लेना. 8. विशिष्ट ढंग से 
आचरण करना, व्यवहार करता 9. निकट खड़े होना, 
उद्‌, 1. खड़े होना, उठना, उठ कर खड़े होना 
--उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य--मनु० २1१९४, वचो 
निशम्योत्थितमृत्थितः सन्‌--रघु० २।६१ 2. त्याग 
देना, छोड़ना 3. पलट कर आना-रघु० १६।८३ 
4. आगे आना, उदय होना, आगे बढ़ना, फुटना, 
निकलना-यदुत्तिष्ठति वर्णभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ 
--श० २।१३ 5. उदय होना, उगना, शक्ति में 
बढ़ना--शि० २1६ 6. सक्रिय होना, उठना, गतिशील 
होना -क्षुद्र हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप--भग ० 
२1३, ३७ 7. चेष्टा करना, कोशिश करना, (आ०) 
कि० ११११३, शि० १४१७ (प्रेर०) 1. उठाना, 
उन्नत करना 2. काम करने के लिए उकसाना, उत्ते- 
जित करना, उप--, 1. निकट खड़े होना, हिस्से में 
मिलना,-नादत्तमुपतिष्ठति --पंच० २1१२३ 2. निकट 
आना, पहुंचना-कु० २1६४, रघु० १५।७६ 3. प्रतीक्षा 
करना, सेवा में उपस्थित रहना, सेवा करना --मनु० 
२।४८ 4. पूजा करना, प्रार्थना के साथ उपस्थित 
होना, सेवा करना, प्रणाम करना (आ०) --न त्र्यम्ब- 
कादन्यमुपस्थितासौ--भट्टि ० १।३, उदितभूयिष्ठ एष 
भगवांस्तपनस्तमुपतिष्ठे--मा०१, रघु० ४।६, १०। 
६३, १७।१०, १८।२२ 5. निकट खड होना 6. मैथुन 
के लिए पहुंचना 7. मिलना, संयुक्त होना --गड़ा 
यमुनामुपतिष्ठते --सिद्धा० 8. नेतृत्व करना (आ०) 
9. मित्र बनाना (आ०) 10 पहुंचना, निकट 
खिचना, आसन्नवर्ती होना 11. द्वेषभावना से पहुँचना 
12. उपस्थित होना (आ०) 13. घटित होना, उत्पन्न 
होना, परि-, घेरना, चारों ओर खड़े होना, पथव-, 
(प्रेर०) स्वस्थचित्त होना, सचेत होना --पर्यवस्था- 


( ११४१ 


पयात्मानम्‌ -- विक्रम० १, प्र-, (आ०) 1. कूच करना, 
बिदा होता --पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना 
-रघु० ४।६० 2. दुढ़ता पूर्वक खड़े रहना 3. प्रस्थापित 
होना 4. पहुँचना, निकट आना (प्रेर०) 1. पीछे हटाना 
2. भेजना, तितर-वितर करना तौ दंपती स्वां प्रति 
राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठ:-रघु० २।७०, 
प्रति--, 1. दुढ्ता पूर्वक खड़े रहना, प्रस्थापित होमा 
2. सहायता किया जाना 3. आश्रित या निर्भर रहना 
4. ठहरना, डटे रहना, स्थित रहना, प्रत्यय--, 
(आ०) विरोध करना, शत्रुवत्‌ व्यवहार करना, 
आक्षेप करना ( किसी तर्क का) -- अत्र केचित्‌ प्रत्यव- 
तिष्ठन्ते -- शारी ०, भामि० १।७७, (प्रेर०) अपने 
आपको सचेत या स्वस्थ करना, वि--, (आ०) 
1. अलग खड़े होना 2. स्थिर रहना, डटे रहना, बस 
जाना, अचल रहना 3. फेलना, विकीर्ण होना, विप्र -, 
(आ०) 1. कूच करना 2. फेलना, व्यव , (आ०) 
1. अलग-अलग रक्खा जामा 2. क्रमबद्ध किया जाना 
3. निश्चित होना, स्थिर होना, स्थायी होना --बच- 
नीयमिदं व्यवस्थितम्‌ --कु० ४२१ 4. आश्रित होना, 
निर्भर होना, (प्रेर०) 1. क्रमबद्ध करना, प्रबंध 
करना, समंजित करना 2. निश्चित करना, स्थापित 
करना 3. पृथक्‌ करना, अलग-अलग रखना, सम्‌ -, 
(आ०) 1. बसना, रहना, परस्पर निकटवर्ती होना 
-तीक्ष्णादुद्विजते मृदौ परिभवत्रासाम्त संतिष्ठते 
->मुद्रा० ३५ 2. खड़े होना 3. होना, विद्यमान 
होना, जीवित होना -4. डटे रहना, आज्ञा मानना, 
सिद्धान्त का निर्वाह करना--दारिद्रधात्पुरुषस्य बांन्धव- 
जनो वाक्ये न संतिष्ठते मृच्छ १।३६ ह 

होना सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति 
-मनु० ५।९८ (यज्ञपुण्येन युज्यते-कुल्लू०) 6. समाप्त 
हो जाना, विघ्न पड़ जाना-भट्टि० ८११ 7. निश्चेष्ट 
खड़े रहना, स्थिर हो जाना (पर०) क्षणं न 
संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाम्यां परिवर्तमानः-हरि० 
8. मरना, नष्ट होना (प्रेर०) 1. स्थापित करना, 
बसाना 2. रखना 3. स्वस्थचित्त होना, सचेत होना 
देवि संस्थापयात्मानम्‌ -उत्तर० ४ 4. अधीन करना, 
नियंत्रण में रखना--मनु० ९।२ 5. रोकना, प्रतिबद्ध 
करना 6. मार डालना, समधि--., प्रधानता करना, 
शासन करना, प्रशासन करना, अधीक्षण करना, 
समव - ,(आ०) 1. स्थिर रहना, अचल रहना 
2. निश्चेष्ट रहना 3. तत्पर रहना (प्रेर०) 1. नींव 
डालना 2. रोकना,--समा--, 1. सहना, अभ्यास 
करना --तपो महत्समास्थाय 2. व्यस्त करना, सम्पा- 
दन करना 3. प्रयोग में लाना, काम में लगाना 
4. अनुसरण करना, पालन करना मनु० ४।२, 


) 


७४४, समुद्‌ --, 1. खड़ा होना, उठता 2. मिल कर 
खड़े होना 3. मृत्यु से उठता, फिर जीवित होना, 
होश में आना 4. उदय होना, फूटना, समुप-1. निकट 
आना, पास जान पहुंचना 2. आक्रमण करना 
3. आ पड़ना, घटित होना 4. सट कर खड़े होना, 
संत्र , (आ० ) कूच करना, बिदा होना, संप्रति--, 
1. लटकना, आश्रित होना, निर्भर होना 2. दृढ़ होना, 
स्थिर होना । 


स्थाणु (वि०) [ स्था+-नु, पृषो० णत्वम्‌ ] 1. दृढ़, 


अटल, स्थिर, टिकाऊ, अचल, गतिहीन, - णुः 1. शिव 
का विशेषंण--सःस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रे- 
यसयास्तु वः - विक्रम० १।१ 2. टेक, पोल, स्तम्भ 
-- कि स्थाणुरयमुत पुरुषः 3. खूंटी, कील 4. धूपघड़ी 
का शंकु 5. बर्छी, नेज़ा 6. दीमकों का घोंसला, बामी 
7. औषधि या सुगन्ध द्रव्य, जीवक (पुं०, नपुं० ) 
शाखा रहित तना, नंगा डंठल, मुंडा पेड़, ठूंठ । 
सम० --छेदः वह जो वृक्षों के तने काटता हूँ, जो 
तने को छील कर साफ़ करता हें- स्थाणुच्छेदस्य 
केदारमाहुः शल्यवतो मुगम्‌-मनु० ९।४४, --भ्रमः 
किसी थूणी या पोल को कुछ और ही समझ लेना । 


स्थाण्डिलः [स्थाण्डिल -अण्‌] 1. वह संन्यासी जो बिना 


विस्तर के भूमि पर या यज्ञीय भूखंड पर सोता हे 
2. साधु या धार्मिक भिक्षु । 


स्थानम्‌ [ स्था-ल्युट्‌ ] 1. खड़ा होना, रहना, ठहरना, 


नैरन्तर्यं, निवास स्थान--उत्तर० ३।३२ 2. स्थिर या 
अटल होना 3. स्थिति, दशा 4. जगह, स्थल, 
(भवन आदि के लिए) भूमि, संस्थिति अक्षमाला- 
मदत्वास्मात्स्थानात्पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌ --का० 
5. संस्थान, स्थिति, अवस्था 6. संबन्ध, हैसियत 
- -/पितृस्थाने' (पिता के स्थान में या पिता की 
हैसियत से) 7. आवास, घर निवासस्थान स एव 
(नक्रः) प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते--पंच० 
३।४६ 8. देश, क्षेत्र, जिला, नगर 9. पद, दर्जा, 
प्रतिष्ठा--अमात्यस्थाने नियोजितः 10. पदार्थं-गुणाः 
पुजास्थानं गुणिषु न च रिङ्गं न च वयः-उत्तर० ४1११ 
11. अवसर, बात, विषय, कारण - पराम्यूहस्थाना- 
न्यपि तनुतराणि स्थगयति-मा० १।१४, स्थानं 


जरापरिभवस्य तदेव पुंसाम्‌-सुभा ०,इसी प्रकार कलह," 
कोप”, विवाद? आदि 12. उचित या उपयूक्त जगह 
स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भृत्याश्चाभरणानि च - पंच० 
१।७२ 13. उचित या योग्य पदार्थ-स्थाने खलू 
सज्जति दृष्टिः मालवि० १, दे० स्थाने भी 
14. अक्षर का उच्चारणस्थान (यह आठ हुँ अष्टौ 
स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं 
च दन्तारच नासिकोष्ठौ च तालु च--शिक्षा० १३ 


(११४२ ) 


15. पावन स्थान 16. वेदी 17. नगरस्थ | 
18. मृत्यु के बाद कर्मानुसार प्राप्त होने वाला लोक 
19. (नीति या युद्ध आदि में) दृढता, आक्रमण का 
मुकाबला करने के लिए दृढ़ता,--मनु० ७१९० 
20. पडाव, डेरा 21. निरचेष्ट दशा, उदासीनता, 
22. राज्य के मुख्य अंग, किसी राज्य का स्थेय 
"अर्थात्‌ सेना, कोष, नगर और प्रदेश-मनु० ७। 
५६ (यहाँ कुल्लू ० 'स्थान' का अर्थ करता है “दंड- 
कोषपुरराष्ट्रात्मक॑ चतुविधम्‌”) 23. सादृश्य, समानता 
24. किसी ग्रंथ का भाग या खंड, परिच्छेद या अध्याय 
आदि 25. अभिनेता का चरित्र 26. अन्तराल, अवसर, 
अवकाश 27. (संगीत० में) गीत, सुर, स्वर के स्पंदन 
की मात्रा | सम० - अध्यक्षः स्थानीय राज्यपाल, 
स्थान का अधीक्षक, - आसन (नपु०, द्विश व०) 
येठा हुआ,--आसेधः किसी स्थान पर कैद, कारा, 
बंधन--तु« आसेध,-चिन्तकः सेना के शिविर के लिए 
स्थान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, 
दे० "स्थान श्रष्ट',-पालः रखवाला, पहरेदार, आरक्षी, 
“भ्रष्ट (वि०) किसी पद से हटाया हुआ, विस्थापित, 
पदच्युत बेकार, माहात्म्यम्‌ 1. किसी स्थान का 
गौरव या महृत्त्व 2. किसी स्थान में मानी जाने वाली 
असाधारण पवित्रता या दिव्य गुण,--योग: उपयुक्त 
स्थान का निदेशन-- द्रव्याणां स्थानयोगाच्च क्रय- 
विक्रयमेव च~ मनु० ९।३३२,--स्थ (वि०) एक ही 
स्थान पर स्थित, अचल । 
स्थानकम्‌ [ स्थान--स्वार्थे क] 1. अवस्था, स्थिति 
2. नाटकीय व्यापार का एक विशेष स्थल - उदा० 
पताकास्थानक 3. शहर, नगर 4. आलवाल 5. शराब 
की सतह पर उठा हुआ फेन 6, सस्वर पाठ की एक 
रीति 7. यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का अनुवाक 
या प्रभाग । 
निल. (अव्य०) [ स्थान-तसिल्‌ ] 1. अपनी स्थिति 
यः अवस्था के अनुसार 2. अपने उपयुक्त स्थान से 
3. उच्चारण करने के अंग के अनुरूप । 
स्थानिक (वि०) (स्त्री०-को) [ स्थान-ठक्‌ ] 1. किसी 
स्थान विशेष से सबंध रखने वाला, स्थानीय 
2. (व्या० में) जो किसी अन्य वस्तु के बदले प्रयुक्त 
टो; या उसका स्थानापन्न हो,-कः 1. कोई पदाधिकारी, 
स्थातविशेष का रक्षक 2. किसी स्थान का शासक । 
स्थानिन्‌ (वि०) [ स्थानमस्यास्ति रक्ष्यत्वेन इनि] 
£. स्थानवाला 2. स्थेयंसम्पन्न, स्थायी 3. वह जिसका 
कोई स्थानापन्न हो (पुं०) 1. मूलरूप या मौलिक 
जब, जिसके लिए कोई दूसरा स्थानापन्न न हो-स्था- 
निवदादेशोऽनल्विधो-पा० १।१।५६ 2. जिसका 
अपना स्थान हो, अभिहित । 


स्थानीय (वि०) [ स्थान+-छ ] 1. स्थानविशेष से संबद्ध, 
किसी स्थान का 2. किसी स्थान के लिए उपयुक्त, 
-- थम्‌ नगर, शहर । 

स्थाने (अव्य०) [ 'स्थान' का अधि० का रूप ] 1. ठीक 
या उपयुक्त स्थान पर, सही ढंग से, उपयुक्त रूप से, 
ठीक, सचमुच, समुचित रीति से --स्थाने वृता 
भूपतिभिः परोक्षैः--रघु० ७1१३, स्थाने प्राणाः 
कामिनां दूत्यधीनाः मालवि० ३।१४, कु» ६।६७, 
७1६५ 2. के स्थान में, की बजाय, के बदले, स्थाना- 
पन्न के रूप में-घातो: स्थाने इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ 
रघु १२५८ 3. के कारण, के लिए 4. इसी 
प्रकार, भांति । 

स्थापक (वि०) [ स्थापयति-स्था +-णिच्‌ +-ण्वुलू ] खडा 
करने वाला, जमाने वाला, नींव डालने वाला, स्थापित 
करने वाला, विनियमित करने वाला,--कः 1. मंच 
के कार्य का निदेशक, रंगमंचःप्रबंधक, सूत्रधार 
2. किसी देवालय का प्रतिष्ठाता, मूर्ति की स्थापना 
करने वाला । 

स्थापत्यः [ स्थपति--ष्यञ्ञ ] अन्तःपुर का रक्षक, - त्यम्‌ 
वास्तु विद्या, भवननिर्माण कळा । 

स्थापनम्‌ [ स्था +णिच्‌+-ल्युट्‌, पुकागमः ] 1. खड़ा करने 
की क्रिया, जमाना, नींव डालना, निदेश देना, स्थापित 
करना, संख्या बनाना 2. विचारों को जमाना, मन को 
संकेन्द्रित करना, ध्यान, धारणा 3. निवास, आवास 
4. पुंसवन संस्कार (जब गर्भवती स्त्री को गर्भस्थ 
पिण्ड में जीवसंचार का प्रथम लक्षण ज्ञात हो, उस 
समय यह संस्कार किया जाता हैं), दे० पुंसवन । 

स्थापना [ स्था+णिच्‌--युच्‌--टाप्‌, पुक्‌ ] 1. रखना, 
जमाना, नींव रखना, स्थापित करना 2. व्यवस्था 
करना, विनियमन, (नाटक में) रंगमंच का प्रबन्ध । 

स्थापित (भू० क० कृ०) [ स्था--णिचू--क्त, पुक्‌ ] 
1. रक्खा हुआ, जमाया हुआ, अवस्थित, घरा हुआ 
2. नींव डाली हुई, निविष्ट 3. जड़ा हुआ, उठाया 
हुआ, खडा किया हुआं 4. निदेशित, विनियमित, 
आदिष्ट, अधिनियम 5. निर्धारित, तय किया हुआ, 
निश्चित किया हुआ 6. नियत, जिसको कोई पद या 
कतंव्य सौंपा गया हो 7. विवाहित, जिसका विवाह 
हो चुका हो--मा० १०५ 8. दृढ़, स्थिर । 

स्थाप्य (वि०) [स्था--णिच्‌ --प्यत्‌, पुकागमः ] 1. रक्खे 
जाने या जमा किये जाने योग्य 2. नींव डाले जाने 
योग्य, स्थिर या स्थापित किये जाने योग्य, - प्यम्‌ 
घरोहर, अमानत । सम०--अपहरणम्‌ धरोहर कीं 
वस्तु हडप कर जाना, अमानत में खयानत । 

स्थामन्‌ (नपु०) | स्था-]-मनिन्‌ ] 1. सामथ्यं, शक्ति, 


क 


स्थय, जसा कि 'अश्वत्थामत्‌' में, दे० 'अश्वत्या- 


( ११४३ ) 


मन्‌' के अन्तर्गत महा० का उद्धरण 2. स्थिरता, 
स्थायित्व । 


स्थायिन्‌ (वि०) [स्था-णिनि युक्‌] 1. खड़ा रहने 


वाला, टिकने वाला, स्थित रहने वाला (समास के 
अंत में) 2. सहन करने वाला, निरन्तर चलने वाला, 
टिकाऊ, टिके रहने वाला--शरीरं क्षणविध्वंसि 
कल्पांतस्थायिनो गुणाः-सुभा ०, कतिपय दिवसस्थायिनी 
यौवनश्रीः भर्तृ० २।८२, महावीर ७।१५ 3. जीने 
वाला, निवास करने वाला, रहने वाला मेघ० २३ 
4. स्थिर, दृढ़, पक्का, अपरिवर्ती, जो न बदले-स्याथी 
भवति (पक्का हो जाता है) (पृं) 1. नित्य या 
शाश्वत भावना, (दे० नी० 'स्थायिभाव') शि० 
२।८७, (नपुँ०) 1. कोई भी टिकाऊ वस्तु, दृढ़ 
स्थिति या दशा। सम० --भावः मन की स्थिर 
दशा, टिकाऊ या सदा रहने बाली भावना, (कहते 
हे इन 'स्थायिभावों से ही काव्यगत विभिन्न रसों की 
निष्पत्ति होती हें, प्रत्येक रस का अपना स्थायिभाव 
अलग है) स्थाविभाव गिनती में आठ यानो हैं 
-रतिर्हासश्च शोकश्च ऋोघोत्साहो भयं तथा । जुगुप्सा 
विस्मयश्चैत्यमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च सा० द० 
२०६, तु० व्यभिचारिभाव, भाव या विभाव भी । 


स्थायुक (वि०) (स्त्री०-का, - की) [ स्था+-उकङ, 


यूक्‌ ] 1. जो ठहरने वाला हो, या जिसमें टहरने को 
प्रवृत्ति हो 2. दृढ़, स्थिर, अचल,-कः गाँव का मुखिया 
या अधीक्षक । 


स्थालम्‌ [| स्थलति तिष्ठति अन्नाद्यत्र आधारे घञ्ञ्‌ ] 


1. थाल, थाली, तस्तरी 2. कोई भोजनपात्र, पाकयोग्य 
बर्तन । सम» - रूपम्‌ पाकपात्र की आकृति । 


स्थाली [ स्थाल+-ङीष्‌ | 1. मिट्टी का घडा या हाँडी, 


रांधने का बर्तन, कड़ाही, बटलोई--नहि भिक्षुकाः 
सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते सर्व०, स्थाल्यां बैड्यं- 
मय्यां पचति तिलखलीमिन्घर्नेश्चन्दनाद्चैः भतू ० --२। 
१०० 2. सोम तयार करने के काम आने वाला 
विशेष पात्र, पाटलावृक्ष, तुरही “के सदृश फूल । 
सम०--पाकः एक धामिक कृत्य जिसका अनुष्ठान 
गृहस्थ करते हैं,-- पुरीषम्‌ पाक पात्र में जमा हुआ 
मल या तरौंछ, पुलाकः पाकपात्र में पकाया हुआ 
चावल, "न्यायः देऽ न्याय' के अन्तर्गत, - बिलम्‌ 
पाकपात्र का भीतरी हिस्सा । 


स्थावर (वि०) [स्था+-वरच्‌] 1. एक स्थान पर जमा 


हुआ, अचल, अडिग, अचर, जड़ (विप० जंगम) 
-शरीराणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव 
--कु० ११२३, ६1६७, ७३ 2. निरचेष्ट, निष्क्रिय, 
मन्द 3. नियमित, स्थापित, -- रः पहाड़--स्थावराणां 
हिमालयः--भग० १०२५, --रम्‌ कोई भी स्थिर 


या जड़ पदार्थ (जैसे कि मिट्टी, पत्थर, वृक्ष आदि 
जो कि ब्रह्मा की सातवीं सृष्टि हैं लु० मनु० ४१) 
“मान्य: स मे स्थावरजङ्गमानां सर्ग स्थितिप्रत्यवह्मरहेतुः 
रघु० २।४४, कु० ६५८ 2. धनुष की डोरी 
3. अचल संपत्ति, माल असबाब 4. पैतृक या मौ- 
रूसी प्राप्त सम्पत्ति । सम० - अस्थावरम्‌, - जङ्गमम्‌ 
1. चल और अचल संपत्ति 2. चेतन और जड़ पदार्थ । 

स्थाविर (वि०) (स्त्री०-रा,-री)[स्थविर+-अण्‌] मोटा, 
दृढ़, - रम्‌ दुढ़ापा । 

स्थासकः [स्था +-स--स्वार्थादौ क] 1. सुवासित करना, 
शरीर पर सुगन्धित लेप करना 2. पानी का बुलबूला 
या कोई तरल पदार्थ--शि० १८।५। 

स्थासु (नपुं०) [स्था+-सु] शारीरिक बल । 

स्थास्नु ( वि० ) {| स्था--स्नु ] 1. स्थिर, दृढ़, अचल 
2. स्थायी, नित्य टिकाऊ, पायदार--शि० २।९३, 
कि० २।१९। 

स्थित (भू क० कृ०) [स्था+-क्त] 1. खड़ाहुआ, रहा 
हुआ, ठहरा हुआ 2. खड़ा होने वाला 3. उठकर खड़ा 
होने वाला, उठा हुआ-स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 
---छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌--रघु० २।६ 4. टिकने 
वाला, सहारा लेने वाला, जीवित, विद्यमान, मौजूद 
स्थित--धन्या केयं स्थिताते शिरसि मुद्रा० १।१, 
मेघ० ७. (प्रायः क्तान्त के साथ विधेयक के रूप में) 
विक्रम» १।१, श० १।१, कु० १।१ 5. घटित, हुआ 
हुआ gd २७ 6. पड़ाव डाला हुआ, अधिकार किया 
हुआ, नियुक्त किया हुआ - श० ४1१८ 7. क्रियान्वित 
करने वाला, डटा रहने वाला, समनुरूप रघु० 
५।३३ 8. निश्चेष्ट खड़ा हुआ, रुका हुआ, ठहरा 
हुआ 9. जमा हुआ, दृढतापूर्वक लगा हुआ कु» 
५।८२ 10. स्थिर, दृढ़ जेसा कि 'स्थितधी' और 
“स्थितप्रज्ञ में 11. निर्धारित, दृढ़ निश्‍चय किया हुआ 
--कु० ४।३९ 12. स्थापित, समादिष्ट 13. आचरण 
में दृढ, दृढमना 14. ईमानदार, धर्मात्मा 15. प्रतिज्ञा 
या करार का पक्का 16. सहमत, व्यस्त, संविदाग्रस्त 
17. तैयार, निकटस्थ, समीप,- तम्‌ स्वयं खड़ा हुआ 
(जसे कि शब्द) । सम० - उपस्थित (वि०) 'इति’ 
शब्द से युक्त या रहित (जैसे कि शब्द), धी (वि०) 
दृढ्मनस्क, स्थिरमना, शान्त,--पाठयम्‌ खड़ी हुई 
स्त्रीपात्र द्वारा प्राकृत में पाठ,-प्रज्ञ (वि०) निर्णय 
या समझदारी में दृढ़, सब प्रकार के भ्रमो से मुक्त, 
सन्तुष्ट-प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते भग० 
२।५५,- प्रेमन्‌ (पुं०) पक्का या विश्वासपात्र मित्र । 

स्थितिः (स्त्री?) [स्था-क्तिन्‌] 1. खड़े होना, रहना, 
टिकना, डट रहना, जीवित होना, ठहरना, निवास- 


( ११४४ ) 


स्थान--स्थिति नो रे दध्याः क्षणमपि 
सखे -भामि० १।५२, रक्षोगृहे स्थितिर्मूलमग्नि- 
शुद्धौ त्वनिश्चय; -उत्तर० ११६ 2. रुकना, चुप 
होकर खड़े होना, एक ही अवस्था में रहना - प्रस्थि- 
तायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः-रघु० 
१।८९ 3. अडिग रहना, जम जाना, स्थिरता, दृढ़ता, 
लगे रहना, भक्ति मम भूयात्‌ परमात्मनि स्थितिः 
भामि० ४२३ 4. हालत, अवस्था, परिस्थिति, दशा 
5. प्राकृतिक हालत, प्रकृति, स्वभाव -अथवा स्थिति- 
रियं मन्दमतीनाम्‌ - हि० ४ 6. स्थिरता, स्थायित्व, 
चिरस्थायित्व, निरन्तरता--वंशस्थिते रघिगमान्महति 
प्रमोदे विक्रम० ५।१५, कन्यां कुलस्य स्थितये 
स्थितिज्ञः - कु० ११८, रघु० ३।२७ 7. आचरण 
की शुद्धता, कर्तव्यपालन में दृढ़ता, शिष्टता, कतंव्य, 
नेतिक सदाचार, औचित्य -रघु० ३।२७, ११६५, 
१२।३१, कु० १।१८ 8. अनुशासन का पालन, 
(किसी राज्य में) सुव्यवस्था की स्थापना-रघु० १।२५, 


9. दर्जा, पद, ऊँचा पद या दर्जा 10. निर्वाह, जीवन 
का बने रहना-मा० ९।३२, रघु० ५।९ 11. जीवन में 
नेरन्तर्य, रक्षितावस्था (मानव की तीन अवस्थाओं में 
से एक) -सगंस्थितिप्रत्यवहारहेतु:--रघु० २।४४, कु० 
२।६ 12. यति, विराम, विरति 13. कुब्नलक्षे म, 
कल्याण 14. संगति 15. निश्चित नियम, अध्यादेश, 
आज्ञप्ति, सिद्धांतवाक्य, नीतिवाक्य 16. निश्चित 
निर्धारण 17. अवधि, सीमा, हद 18. जडता, गति- 
हीनता 19. ग्रहण की अवधि। सम०--स्थापक 
(वि०) मूल अवस्था में जमाने वाला, पूर्वावस्था को 
प्राप्त करने की शक्ति रखने वाला, लचीलेपन को 
घारण करने वाला, कः लचीलापन, पूर्वावस्था को 
पुनः प्राप्त करने की सामर्थ्यं । 

स्थिर (वि०) [स्था--किरच्‌, म० अ० स्थेयस्‌, उ० अ० 
स्थेष्ठ] 1. दृढ़, स्थिरमति, जमा हुआ -- भावस्थिराणि 
जननान्तरसोहृदानि-श० ५1२, स स्थाणुः स्थिरभक्ति- 
योगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व:--विक्रम० १1१, कु० 
१।३०, रघु० ११।१९ 2. अचल, शान्त, गतिहीन-कु० 
२1३८ 3. दृढतापूर्वक जमा - उत्तर ११४० 
4. स्थायी, नित्य, शाश्वत -- मेघ० ५५, मा० १1२५, 
5. शान्त, सचेत, स्वस्थचित्त घीर, गंभीर 6. मौन, 
अक्षुब्ध 7. आचरण में पक्का, दृढ़ 8. संतत, श्रद्धालु, 
दृढ़-संकल्प 9. निश्चित, विश्वास योग्य 10 कठोर, ठोस 
11. मजबूत, अन्तर्दुढ 12. कड़ा, निष्करुण, कठोर- 
हृदय--कु० ५।४७,--रः देव, सुर 2. वक्ष, 3. पहाड़ 
4. सांड 5. शिव का नाम 6. कार्तिकेय का नाम 
7. मोक्ष या निर्वाण 8. शनिग्रह (स्थिरीकृ 1. पुष्ट 
करना, मजबूत करना, समर्थन करना 2. रुकना, दृढ़ 


करना 3. प्रसन्न करना, तसल्ली देना, आराम पहुँचाना 
~ श०४, स्थिरीभू- 1. स्थिर या दृढ़ होना 2. शान्त 
या घीर होना) । सम० _ अनुराग दृढ़ आसक्ति वाला, 
स्नेहसिक्त,_- आत्मन्‌,--चित्त, चेतस्‌ धो,- बुद्धि, 
--सति (वि०) 1. दृढमना, विचार या संकल्प का 
पक्का, दृढ़ संकल्प, रघु० ८।२२, शान्त, धीर, अक्षुब्ध, 
- आयुस्‌, जीविन्‌ (वि०) दीघंजीवी, चिरजीवी, 
-~आरम्भ (वि०) दायित्व निर्वाह में दृढ़, धैर्यशाली, 
कुट्टकः 1. लगातार पीसने वाला 2. (बीजग० में) 
समान भाजक, - गन्ध: चंपक फूल, छदः भोजपत्र का 
वुक्ष,--छायः 1. यात्रियों को छाया देने वाला 2. वृक्ष, 
--जिह्लः मछली, -- जीविता सेमल (शाल्मली) का 
पेड़,--दंष्ट्रः सांप, - पुष्पः 1. चंपक वृक्ष 2. बकुल वृक्ष, 
मोलसिरी, -प्रतिज्ञ (वि०) दृढ़प्रतिज्ञ, हठी, आग्रही 
2. वचन का पालन करने वाला, प्रतिबन्ध (वि०) 
विरोध करने में दृढ़, हठी -श०२, -- फला कृष्मांडी, 
ऊझयोनिः बडा भारी वक्ष जो छाया और शरण दे, 
--यौबन (वि०) सदा जवान रहने वाला, (-- नः) 
1. विद्याघर, परी 2. चिरस्थायी तारुण्य,--श्री (वि०) 
सदा रहने वाली समृद्धि वाला, संगर (वि० ) प्रतिज्ञा 
का पालन करने वाला, सच्चा, बात का घनी, - सौहृद 
(वि०) मित्रता में दृढ,--स्थायिन्‌ (वि०) दृढ़ या 
अटल रहने वाला, पूर्णतः शान्त रहने बाला (जैसा कि 
समाधि में) । 

स्थिरता, -- त्वम्‌ [स्थिर-]-तल्‌ +टाप्‌, त्व वा] 1. दृढ़ता, 
स्थेयं, टिकाऊपन 2. दृढ़ और बलशाली प्रयत्न, पौरुष 
--श० ४१४ 3. सातत्य, मन की दृढ्ता 
4. अचला 1 

स्थिरा [स्थिर+- टाप्‌] पृथ्वी । 

स्थुड (तुदा० पर० स्थुटलि) ढकना । 

स्थुलम [स्थुड्‌+-ऋच्‌, पृषो० डस्य लः] एक प्रकार का लंबा 
तंबू । 

स्थूणा [स्था+-नक्‌, उदन्तादेशः, पृषो०] 1. घर का खंबा 
सतून, स्तंभ 2. पोल या खंबा - स्थूणानिखननन्यायेन 
—शारी० 3. लौहमूति या प्रतिमा 4. घन । सम० 
~निखननन्याय 'न्याय' के नीचे देखो । 

स्थूमः (पुं०) 1. प्रकाश 2. चन्द्रमा । 

स्थरः [स्था | अरन्‌] 1. सांड 2. मनुष्य । 

स्थूल (वि०) [स्थूल्‌+-अच्‌ म० अ० स्थवीयस्‌, उ० अ० 
स्थविष्ठ] 1. विस्तृत, बड़ा, बृहत्‌, बिशाल, महान्‌ 
~ बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्‌ - शि० 
२।७८ (यहाँ छठा अर्थ,भी घटता है), स्थूलहस्तावले- 
पान्‌ -मेघ०१४, १०६, रघु० ६२८ 2. मोटा, 
मांसल, हुष्टपुष्ट 3. मजबूत, झक्तिशाली--स्थूल 
स्थूलं श्वसिति--का० “कठिनाई से सांस लेता है 


(११४५ ) 


4. वेडौल, भद्दा 5. सम्पूर्ण, साधारण, अनाडी 
(आलं० से भी) जेसा कि स्थूलमानम्‌ में 6. मूर्ख 
मूढ़, बद्ध, नासमझ 7. आलसी, सुस्त, ठग 
8. अयथार्थ, लः कट्हल,-लम्‌ 5. ढेर, राशि 2. तंबू 
3. पहाड़ की चोटी। सम०--अन्त्रम्‌ बड़ी आंत जो 
गुदा के पास तक जाती हे,--आस्थः साँप, - उच्चय 
1. पर्वत खंड जो गिर कर ऊबड़-खाबड़ टीले जैसा 
बन गया हो 2. अपूर्णता, कमी, त्रुटि 3. हाथी की 
मध्यम गति 4. मुंहासा 5. हाथी दांत का रंध, 
--काय (वि० ) मोटा, मांसल,--क्षेड:,--कवेडः बाण, 
चापः घनकी,-- तालः हिताल,--धी, -मति 
(वि०) मूखं, बृद्घू ,---नालः लम्बी जाति का सरकंडा 
--नास, --नासिक (वि०) मोटी नाक वाला, 
(-~सः,-कः) सूअर, वराह,--- पटः--पटम मोटा 
कपडा,--- पट्ट: कपास, - पाद (वि०) मोटे पेर 
वाला, सूजे प्र वाला, (--दः) 1. हाथी 2. इलीपद 
रोग से ग्रस्त व्यक्ति, - फलः सेमल (शाल्मली) का 
वृक्ष, - मानम्‌ मोटा हिसाब, मोटा अन्दाज, लक्ष, 
= क्ष्य (वि०) 1. दानशील, वदान्य, उदार 2. सम- 
झदार, विद्वान्‌ 3. लाभ-हानि दोनों का ध्यान रखने 
वाला, - शङ्का बड़ी योनि वाली स्त्री,-शरीरम्‌ भौतिक 
और नश्वर शरीर (विप० सूक्ष्म (लिंग) शरीर) 
--झ्षाटक:, शाटिः मोटा कपड़ा,--्ञीषिका क्षुद्र- 
पिपीलिका, छोटी चिऊंटी जिसका सिर, शरीर के अनुपात 
से बडा हो, षट्पदः 1. भौरा 2. भिड,-स्कन्धः लकुच 
वृक्ष, बड़हल का पेड़ ---हस्तम्‌ हाथी की सूँड्‌ । 
स्यूलक (वि० ) [ स्थूल--कन्‌ | विस्तृत, बड़ा, महान्‌, 
विशाल, कः एक प्रकार की घास या नरकुल 
(सरकंडा) । 
स्थूलता, - त्वम्‌ [स्थूल _-तलू- टापू, त्व वा] 1. विस्तार, 
विशालता, बड़प्पन 2. सुस्ती, जडता । 
स्थूलयति (ना० घा० पर०) बड़ा होना, हूष्ट-पुष्ट होना, 
मोटा होना । 
स्थूलिन्‌ (पुं ) [ स्थूल+-इनि ] ऊंट । 
स्थसन्‌ (१०) [| स्था--इमनिच्‌ ] दुढ़ता, स्थिरता, 
अचलता, अडिगपन -द्राघीयांसः संहताः स्थेमभाजः 
-शि० १८।३३, न यत्र स्थेमानं दधुरतिभयञ्जान्त- 
नयना:--भामि० १।३२। 
स्थेय (वि०) | स्था +यत्‌ ] जमाये जाने योग्य, रके 
जाने योग्य, निश्चित या निर्धारित किये जाने योग्य, 
-यः (दो दलों के बीच वर्तमान) 1. झगड़े का फैसला 
करने के लिए छांटा गया व्यनि विवाचक, पंच, निर्णा- 
यक 2. पुरोहित । 
स्थेयस्‌ (वि०) (स्त्री सी) [स्थिर--ईयसुन्‌, स्थादेशः 
म० अ० 'स्थिर' की ] दृढतर, अपेक्षाकृत बलवान्‌ । 
१४४ 


(वि०) [ स्थिर{-इष्ठन्‌, स्थादेशः, उ० अ० 
“स्थिर की! ] अत्यन्त दृढ, बलबत्तर । 
स्थेयम्‌ [ स्थिर ‡-ष्यञ्ग्‌ ] 1. दृढ़ता, स्थिरता, अचलता, 
निश्चलता 2. निरन्तरता 3. मन की दृढ़ता, संकल्प, 


| स्थष्ठ 


स्थायित्व -भग० १३।७ 4. सहनशीलता 5. कड़ा- 
पन, ठोसपना 1 
स्यौणेयः, स्थौणेयकः [ स्थूणा +-ढक्‌, -ढकव्य्‌ वा ] एक 


प्रकार का गंघद्रब्य । 

स्थौरम्‌ [ स्थूर--अण्‌ ] 1. दृढ़ता, सामर्थ्यं, शक्ति 2. गधे 
या घोड़े पर लादने का पुरा बोझ । 

स्यौरिन्‌ (नप्‌ं०) [ स्थौर+-इनि | 1. पीठ पर बोझा 
ढोने वाला घोड़ा, लदूदू घोड़ा 2. मजबूत घोड़ा । 


स्थौल्यम्‌ [ स्थूल+-ष्यञ्ञ्‌ ] बडप्पन, बिशालता, हृष्ट- 
पुष्टता । 

स्नपनम्‌ [ स्ता न-णिच्‌ञ-ल्यृद्‌, पुक्‌ | 1. छिड़कता, नह- 
लाना 2. स्नान करना, पानी में डुबकी लगाना - रेजे 
जनैः स्नपनसांद्रतराद्रंमूतिः-- शि० ५।५७। 

स्नवः [ स्तु +-अप्‌ ] चूना, रिसना, टपकना । 

स्तनस्‌ (भ्वा० दिवा० पर० स्नसति स्नस्यति) 1. बसना 
2. उगलना (जैसे मुंह से), परित्याग करना । 

स्ना (अदा० पर० स्नाति, स्नात) 1. स्नान करना 
नहाना, पानी में डुबकी लगाना -- मृगतुष्णाम्भसि 
स्नातः 2. गुरुकुल छोड़ते समथ स्नान करने के 
संस्कार का अनुष्ठान करना, प्रेर० (स्नापयति - ते 
स्तपयति--ते) नहलाना, गीला करना, तर करना, 
छिड़कना - (तोयः) सतूर्यमेनां स्नपयांबभूवुः कु० ७ 
१०, स्मितस्नपिताधरा--गीत० १२, उत्तर° ३1२३, 
कि० ५1४४, ४७, शि० २७, ८।३, मेघ० ४३, इच्छा० 
(सिस्नासति) स्नान करने की इच्छा करना, अप,-मृत्यु 
के कारण शोक मनाने के पश्चात्‌ स्नान करना,नि, -गहरी 
डुबकी लगाना अर्थात्‌ प1रंगत होना, दे० 'निष्णात' । 


स्नातकः [स्ना--क्त--क] 1. ब्रह्मचय आश्रम में अध्ययन 
समाप्त कर अनुष्ठेय स्नान की विधि पूरा करने वाला 
ब्राह्मण 2. वह ब्राह्मण जो वेदाध्ययन समाप्त कर 
अभी गुरुकुल से लौटा हे और गृहस्थ घमं में दीक्षित 
हुआ है 3. वह ब्राह्मण जो किसी घामिक विधि को 
पूरा करने के लिए भिक्षु बना हो -मनु० १११ 
4. पहले तीन वर्णों का कोई पुरुष जो गृहस्थघर्म में 
दीक्षित हो चुका है । 

स्नानम्‌ [स्ना भावे ल्युट्‌] 1. धोना, मार्जन करना, पानी 
में डुबकी लगाना- ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण 
काश्यपः श० ४ 2. स्तान द्वारा शुद्धि, कोई धार्मिक 
या सांस्कारिक मार्जन 3. मृति का स्नान कराना 
4. कोई, वस्तु जो स्नान या मार्जन में काम आवे । 
सम० अगारम्‌ स्नानगृह, ब्रोणी स्नान करने की 


स्तायनम्‌ [स्ना-|-णिच्‌--ल्युट्‌, पुक्‌] स्नान कराना, 


( ११४६ ) 


नांद,--यात्रा ज्येष्ठपूणिमा को मनाया जाने वाला 
पर्व,--वस्त्रम्‌ स्नान का वस्त्र-सकृत्‌ कि पीडितं 
स्नानवस्त्रं मुञ्चेत्‌ द्रुतं पयः--हि० २।१०६,-विधिः 
1. स्नान करने की क्रिया 2. स्नान करने के उचित 
नियम या रीति । 


स्वानीय (वि०) [स्नानाय हितं छ] स्नान के लिए योग्य, 


मार्जन के लिए उपयक्त, स्नान के समय पहना 
हुआ वस्त्र,-- स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वोपयुज्यते 
--माळवि० ५११२, - यम्‌ जल या और कोई पदार्थ 
(जैसे कि उबटना, या सुवासित चूर्ण आदि) जो 
स्वान के उपयुक्त हो--रघु० १६२१] 


स्मापकः [स्ना-णिचू--ण्वुल, पुक्‌] अपने स्वामी को 


स्नान कराने वाला या स्नान के लिए सामग्री लाने 
वाला नौकर । 


स्नानकर्ता की टहल करना--मनु० २।२०९। 


स्नायु: [स्नाति शुध्यति दोषोऽनया-स्ना+-उण्‌] 1. कंडरा, 


पेशी, नस--स्वल्पं स्तायुवसावशेषमलिनं निर्मासमप्य- 
स्थि गोः--भतृं० २।३० 2. घनुष की डोरी । सम० 
~अमेन्‌ आँखों का एक विशेष रोग । 


स्नायुकः [स्नायु +-कन्‌] दे० 'स्नायु' । 
स्नावः, स्नावन्‌ (पुं०) [स्ना+-वन्‌, वनिप्‌ वा] कंडरा, 


पेशी । 


स्निग्ध (वि०) [स्निह्‌ +-क्त] 1. प्रिय, स्नेही, हितैषी, 


अनुरक्त, प्रेमी -मा० ५।२० 2. चिकना, तैलाक्त, 
मसृण, तेल में भीगा हुआ---उत्पश्यामि त्वयि तटगते 
स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे-मेघ० ५९ स्निर्धवेणीसवर्ण 
“7१८, शि० १२।६३, मा० `१०।४ 3. चिपचिपा, 
लसलसा, लेसदार, लिबलिबा 4. प्रभासित, चमकीला 
उज्ज्वले, चमकदार --कनकनिकषस्निग्चा विद्युत्‌ प्रिया 
त ममोवंशी--विक्रम० ४१, मेघ० ३७, उत्तर० 
१।३३, ६।२१ 5. चिकना, स्निग्धकारी 6. गीला, 
तर 7 शान्त 8. कृपाल, मृदु, सौम्य, मिलनसार 
--प्रीतिस्निग्धेजेनपदवधूलोचनः पीयमानः -- मेघ० 
१६ 9. प्रिय, रुचिकर, मोहक, - रघु० १३६, उत्तर० 
२।१४, ३।२२ 10. मोटा, सघन, सटा हुआ--स्निग्ब- 
ज्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु (चक्र) --मेघ० १ 
41. तुला हुआ, जमाया हुआ, (दृष्टि की भांति) 
टकटकी लगाये हुए, र्घः 1. मित्र, स्नेही, मित्र 
सदृश, हितेषी--विज्ञैः स्निग्धरुपकृतमपि द्वेष्यतां 
याति किचित्‌ - हि० २।१६०, या, स स्निग्घोऽकुशला- 
ब्िवारयति यः ~ सुभा०, पंच० २1१६६ 2. लाल 
एरण्ड का पौधा 3. एक प्रकार का चीड़ का वृक्ष 
““ग्धम्‌ 1. तेल 2. मोम 3, प्रकाश, आभा 4. मोटा- ड 
उन, खुरडुरापन । सम०---जनः स्नेही व्यक्ति, हितैषी 


मित्र -स्निग्वजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति 
“शै० ३,--तष्डुलः एक प्रकार का चावल जो जल्दी 
उगता है,--वृष्टि ( वि० ) टकटकी लगाकर देखने 
वाला । 

स्निग्धता,-त्वम्‌ [स्निग्व+तल्‌ +-टप्‌, त्व वा] 1. चिकना- 
पन 2. सौम्यता 3. सुकुमारता, स्नेह, प्रेम । 

स्तिग्धा [स्निग्ध--टाप्‌] मज्जा, वसा । 

स्निह्‌ (दिवा० पर० स्निह्यति, स्तिग्ध) 1. स्नेह रखना, 
स्नेहानुभूति होना, प्रेम करना, प्रिय होना (अधि० के 
साथ~जिससे प्रेम किया जाय)-कि नु खलु बालेऽस्मि- 
न्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मन:-श० ७, स च स्निह्य- 
त्यावयोः-उत्तर० ६ (यहाँ 'आवयोः 'सम्बन्ध कारक भी 
हो सकता है) 2. अनायास ही अनुरक्त होना 3. किसी 
पर प्रसन्न होना, कृपालु होना 4. चिपचिपा होना, 
छसलसा या लिबलिबा होना 5. चिकना या सौम्य 
होना, प्रेर० (स्नेहयति - ते) 1. चिकनी-चुपड़ी बातें 
बनाना, चिकनाना, चिकने पदार्थ से लेप करना, 
चिकना करना, तेल लगाना 2. प्रेम कराना 3. विघ- 
टित करना, नष्ट करना, मार डालना । 


स्नु (अदा० पर० स्नौति, स्नुत) 1. टपकना, सरवण करना, 
बूंद-बूंद गिरना, ख्वित होना, पड़ना, रिसना, चूना 
2. बहना, घार पड़ना, प्र--,बह निकलना, उडेल देना 
¬ श्रस्नुतस्तनी - उत्तर० ३ । 

स्नु (पु०, नपुं०) [ स्ना-कु ] 1. पहाड़ का समतल 
भूखंड 2. चोटी, सतह (पहले पाँच वचनों में इस 
शब्द का कोई रूप नहीं होता, कर्म० द्वि० ब० के 
पश्चात्‌ विकल्प से यह सान्‌’ शब्द के स्थान में 
प्रयुक्त होता है) । 

स्नु (स्त्री०) [ स्नु+-क्विप्‌ ] स्नायु, कण्डरा, पेशी । 

स्नु (वि० ) [ स्नु+क्त ] रिसा हुआ बूंद-बूंद करके 
गिरा हुआ, बहा हुआ आदि । 

स्नुषा [ स्तु+-सक्‌~-टाप्‌ | पुत्रवधू. समुपास्यत पुत्रभो- 
ग्यया स्नुषयेवाविकृतेन्द्रिय: श्रिया रघु० ८1१४, 
१५।७२ । 

स्नुह, ( दिवा० पर० स्नुह्यति, स्नुग्ध या स्तूढ) उलटी 
करना, कै करना । 

स्नेहः [ स्निह्‌ +घञ्ञ्‌ ] 1. अनुराग, प्रेम, कृपालूता, 
सुकुमारता --स्नहदाक्षिण्ययोर्यांगात्‌ कामीव प्रतिभाति 

में विक्रम० २४ (यहाँ इसमें छठा अर्थ भी घटता 

है), अस्ति मे सोदरस्नेहोप्येतेषु श० १ 2. तैला- 
क्तता, मसृणता, चिकनापन, चिकनाहट (वैशेषिक के 
अनुसार २४ गुणों में से एक) 3. नमी 4. चर्बी, 
वसा, कोई भी चिकना पदार्थ 5. तेल निषिष्टक्षिय- 
स्नेहः स दशान्तमुपेयिवान्‌ - रघु० १२।१ पंच० १। 

र ८७, (यहाँ प्रथम अर्थ भी घटता है) रघु० ४७५ 


( ११४७ ) 


6. शरीरगत कोई भी तरल पदार्थ जैसे कि वीर्य 
सम० .-अक्त तेल में भिगोया हुआ, चिकनाया हुआ, 
चर्बी में लिप्त, अनुवृत्तिः (स्त्री) स्निग्ध या मित्रों 
जैसा मेल-जोल,---आज्वः दीपक, --छेद:, -- भद्धः 


मित्रता का टूट जाना, -पुर्वम्‌ (अव्य० ) अनुराग: 


bs 


पूर्वक, --प्रबृत्तिः (स्त्री०) प्रम प्रवाह--श० ४।१६, 
प्रिय (वि०) जिसे तेल अधिक प्यारा हो, (-यः) 
दीपक, -भूः श्लेष्मा, -रङ्कः तिल,-- बस्तिः (स्त्री०) 
तेल की सुई लगाना, तेल का अनीमा करना, गुदा के 
मार्गे से पिचकारी द्वारा तेल डालना,--विमदित 
(वि०) तेल से मालिश किया गया,-- व्यक्तिः 
(स्त्री०) प्रेम का प्रकटीकरण, मित्रता का प्रदर्शन, 
“-(भवति) स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्प- 
मुष्णम्‌ -मेघ० १२। 

स्नेहन्‌ (पुं) [ स्निह्‌ +-कनिनू, नि० ] 1. मित्र 
2. चन्द्रमा 3. एक प्रकार का रोग । 

स्नेहन (वि०) [ स्निह्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. मालिश 
करने वाला, चिकनाने वाला 2. नष्ट करने वाला, 
"नम्‌ 1. तेल मालिश, चिकनाना, तेल या उबटना 
मलना 2. चिकनाहट 3. उबटन, स्निग्धकारी । 

स्नेहित (भू० क० कृऽ) [ स्निह णिच्‌-क्त ] 1. प्रेम- 
पात्र 2. कृपालु, स्नेही 3. लिपा हुआ, चिकनाया हुआ, 
““तः मित्र, प्यारा । 

स्नेहिन्‌ (वि०) (स्त्री-नौ) [ स्निह्‌ +णिनि ] 
1. अनुरक्त, स्नेह करने वाला, मित्र सदृश 2. तैलाक्त, 
चिकना, चर्बी युक्‍त (पुं०) 1. मित्र 2. मालिश करने 
वाला, लेप करने वाला 3. चित्रकार । 

स्नेहः [स्निह्‌ +-उन्‌] 1. चन्द्रमा 2. एक प्रकार का रोग । 

स्ने (म्वा० पर० स्नायति) पट्टी बांघना, लपेटना, सुडौल 
करना, आवृत्त करना, परिवेष्टित करना । 

स्नेग्ध्यम्‌ [ स्निग्ध न-ष्यञ्ञ्‌ ] 1. चिकनाहट, स्निग्धता, 
किसलन, चिक्कणता 2. सुकुमारता, प्रियता 3. चिक 
नापन, मुदुता । 

उन्द्‌ (भ्वा० आ० स्पन्दते, स्पन्दित) 1. धड़कना, धकधक 
करना अस्पन्दिष्टाक्षि वामं च --भट्टि० १५२७, 
१४।८३ 2. हिलना, कांपना, ठिठुरना 3. जाना, गति“ 
शील होना, परि--,घड्कना, कांपना, वि -., इधर- 
उघर घूमना, संघर्ष करना । 

स्यन्दः [ स्पन्दऋ-घञ्ग्‌ ] 1. धड़कन, धकधक 2. कंपकंपी, 
वरथराहट, गति --मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि 
विमृशन्‌ -भर्तृ० ३।५१। 

स्पन्दनम्‌ [ स्पन्द्‌ +-ल्युट्‌] 1. घड़कना, नाड़ी का फड़कना, 
थस्यराहट, कंपकपी--वामाक्िस्पंदनं सूचयित्वा 
“मा० १, इसी प्रकार अधर”, बाहु” शरीर” आदि 
2. थरथरी, धड़कन 3. अर्भक में जीव का स्फुरण । 


स्पन्दित (भू० क० कृ०) [ स्पन्द्‌ +-क्त ] 1. थरथरीयुक्त, 


ठिठुरा हुआ 2. गया हुआ,-तम्‌ नाडी का स्फुरण, 
घड़कन, घकघक । 


स्पर्धे (म्वा० आ० स्पघंते) 1. स्पृहा करना, होड़ लगाना, 


मुकाबला करना, प्रतिद्वन्द्रिता करना, प्रतियोगिता 
करना, --अस्पिष्ट च रामेण--भट्रि> १५1६५ 
कस्तेस्सह स्पर्धते--भतृं० २।१६ 2. ललकारना, 
चुनौती देना, उपेक्षा करना, प्रति--, बि-_, चुनौती 
देना, छलकारना । 


स्पर्धा [ स्पर्ध्‌ +अङ्‌+-टाप्‌ ] प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्रिता, 


होइ--आत्मनस्तु बुधैः स्पर्धा शुद्धधीबं ह्वमन्यत 2. ईर्ष्या, 
डाह 3. चुनौती 4. समानता । 


स्पधिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ स्पर्घा+-इनि 11. प्रति- 


दन्द्रिता करने वाला, होड़ करने वाला, प्रति- 
योगिता करने वाला, ्रतिस्पर्घाशील--तवाघरस्पिषु 
विद्रुमेषु--रघु० १३।१३, १६।६२ 2. प्रतिस्पर्धी, 
ईर्ष्यालु 3. घमंडी,-- ( पुं० ) प्रतियोगी, समकक्ष 
व्यक्ति । 


स्पर्श ( चुरा० आ० स्पशंयते ) 1. लेना, पकड़ना, छूना 


2. मिलना, संयुक्त होना 3. आलिंगन करना, 
आइलेषण । 


स्पशः [ स्पश्‌ (स्पृश्‌ वा) +-घञ्‌ ] 1. छूना, संपर्क 


(सभी अर्थो में-तदिद स्पर्शक्षमं रत्नम्‌-श० १२८, 
२।७ 2. संयोग (ज्यो० में) 3. संघर्ष, मुठभेड़ 
4. भावना, संवेदना, छूने से होने वाला ज्ञान 5. त्वचा 
का विषय, स्पर्शयोग्यता, स्पशंगुण -- स्पशंगुणों वायुः 
~-तकं० 6. प्रभाव, रोग, बीमारी का दौरा 7. रोग, 
व्याधि, विकृति, आदि या मनोव्यथा 8. (क्‌ से म्‌ 
तक) पाँचों वर्गो में कोई सा व्यंजन --कादयो मान्ताः 
स्पर्शाः 9. उपहार, दान, भेंट 10. हवा, वायु 
11. आकाश 12. एक रतिबंध,-र्शा र पुंश्चली 1 
सम० --अज्ञ (वि०) स्पर्शज्ञान से रहित, संवैदनशून्य 
--इन्बरियम्‌ स्पर्श का ज्ञान, या स्पर्शज्ञान प्राप्त करने 
वाली इन्द्रिय.--उदय (वि०) जिसके पीछे व्यंजन 
वर्ण हो, --उपलः,--मणिः पारस पत्थर -- तन्मात्रम्‌ 
वह तत्त्व जिसका छूने से ज्ञान हो,- लज्जा छुईमुई 
का पौधा - वैद्य (वि०) स्पर्श के द्वारा जिसका ज्ञान 
हो -संचारिन्‌ (वि०) संक्रामक, छूत का,--स्नानम्‌ 
सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण आरम्भ होने पर स्नान,-स्पन्दः, 
-+स्यन्दः मेंढक । 


स्पेन (वि०) (स्त्री०-नी) [ स्पर्श. (स्पृश्‌ वा) 


तील्युट्‌ ] 1. छूने वाला, हाथ लगाने वाला 2. ग्रस्त 
करने वाला, प्रभाव डालने वाला,---न: हवा, वायु, 
~ चम्‌ 1. छूना, स्पर्श, संपर्क 2. संवेदन, भावना 
3. स्पर्शेन्द्रिय या स्पर्शजन्य ज्ञान 4. भेंट, दान । 


( ११४८ ) 


स्पर्शनकम्‌ [ स्पर्शन--कन्‌ ] सांख्यदर्शन में प्रयुक्त 'त्वचा 
का पर्यायवाची शब्द । 

स्प्षेवत्‌ (वि०) [ स्पर्श |-मतुप्‌ ] 1. स्पर्श किये जाने 
के योग्य 2. मुदु, छूने में रुचिकर या कोमल --कु० 
१।५५ । 

स्पर्ष (भ्वा० आ० स्पर्षते) गीला या तर होता । 

स्पष्ट (पुं) [ स्पृश्‌--तृच्‌ ] मनोव्यथा, शरीर में 
विकार, रोग । 

स्पश्‌ (म्वा० उभ० स्पशति) 1. अवरुद्ध करना 2. दायित्व 
ग्रहण करना, संपन्न करना 3. नत्थी करना 4. छना, 
देखना, निहारना, स्पष्ट दृष्टिगोचर होना, जासूसी 
करना, भांपना, भेद पाना । 

स्पशः | स्पश्‌--अच्‌ ] 1. भेदिया, गुप्तचर,-स्पशे शनैगंत- 
बति तत्र विद्विषाम्‌ -शि० १७२०, दे० आपस्पश' 
भी 2. लड़ाई, संग्राम, युद्ध 3. (पुरस्कार पाने के 
लिए) जंगली जानवरों से लड्ने वाला, या ऐसी 
लड़ाई । 

(वि०) [ स्पश्‌--क्त ] जो साफ़ साफ देखा जा 

सके, व्यक्त, साफ़ दृष्टिगोचर, साफ़, सरल, प्रकट 
-- स्पष्टे जाते प्रत्यूषे-का० 'जब धूप खिल गई थी 
स्पष्टाकृति:-रघु ० १८।३०, स्पष्टार्थः-आदि 2. वास्त- 
विक, सच्चा 3. पुरा खिला हुआ, फूला हुआ 4. साफ़ 
साफ़ देखने वाला, - ष्टम्‌ (अव्य०) 1. स्पष्ट रूप से 
साफ़ तौर पर, साफ़-साफ़ 2. खुल्लमखुल्ला, साहस 
पूर्वक (स्पष्टीक साफ़ करना, प्रकट करना, व्याख्या 
खोल कर कहना) । सम० - गर्भा वह स्त्री जिसके 
गर्भे के चिल्ल साफ़ देख पड़ं,- प्रतिपत्तिः (स्त्री०) 
स्पष्ट ज्ञान, शुद्ध प्रत्यक्षज्ञान,-भाषिन्‌, (वि०) 
साफ़-साफ़ कहने वाला, मुंहफट, खरा, सरल । 


स्पृ (भ्वा० पर० स्पृणोति) 1. मुक्त करना, उद्धार करना 
पुरस्कार देना, अनुदान देना, प्रदान करना 3. रक्षा 
करना 4. जीवित रहना । 
स्पृक्का [ स्पृश्‌+-कक्‌ पृषो० शस्य कः] एक जंगली 
पौधा । 
स्पृश्‌ [ तुदा० पर० स्पृशति. स्पृष्ट ] 1. छूना--स्पृशन्नपि 
गजो हन्ति -- हि० ३।१४, कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं 
समूलम्‌ --पंच० १।३०४ 2. हाथ रखना, थपथपाना, 
छूना--कु० ३।२२ 3. जुड़ जाना, चिपक जाना, 
संपृक्त होना 4. पानी से घोना या छिड़काब करना 
मनु० २।६० 5. जाना, पहुचना--श० २।१४, रघु० 
३।४३ 6. प्राप्त करना, हासिल करना, विशेष स्थिति 
पर पहुंचना --महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव--रघु० 
३।३२ 7. कार्य में परिणत करना, प्रभावित करना, 
ग्रस्त करना, पसीजना, द्रवीभूत होना - मुद्रा० ७१६, 
कु० ६।९५ 8. संकेत करना, उल्लेख करन।-- प्रेर० 


(स्पर्शयति-ते) 1. छुवांना 2. देना, प्रस्तुत करना 
--याः कोटिशः स्पशेयता घटोघ्नी:--रघु० २।४९, 
अप=-उपस्पृश्‌, अभि-,छूना, उप--1. छूना 2. शरीर 
पर पानी के छींटे देना या स्नान करना--मनु० ४। 
१४३ 3. आचमन करना, पानी देना, कुल्ला करना 
~ स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशच्च--भर्ट्रिर २।११, मनु० 
२।५३, ५।६३, अप उपस्पृश्य 4. स्नान करना--रघु० 
५।५९, १८।३१, परि - , छूना, सम्‌-, 1. छूना 
2. पानी से छिड़काव करना-- मनु० २।५३ 3. सम्पर्के 
स्थापित करना । 

स्पृश्‌ (वि०) [ स्पृश्‌+-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में 
प्रयुक्त) जो छूता हे, छूने वाला, ग्रस्त करने वाला, 
बेघने वाला, - ममंस्पृश्‌, हृदिस्पृश्‌ आदि । 

स्पृष्ट (भू० क० कृ०) [ स्पृश्‌+-क्त ] 1. छुआ हुआ, 
हाथ लगाया हुआ 2. सम्पर्क में आया हुआ, स्पर्शी 
3. पहुँचने बाला, उपयोग करने वाला, विस्तार पाने 
वाला--अस्पृष्टपुरुषान्तरम्‌-- कु० ६।७५ 4. ग्रस्त 
पकड़ा हुआ --मेघ० ६९, अनघस्पृष्टम्‌-रघु० १०।१९ 
5. गन्दा, मलिन-मनु० ८।२०५ 6. जिह्वा के पूर्ण 
स्पर्श से बना हुआ (पांचों वर्गो में से कोई सा वर्ण) 
अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्पृष्टा शलः स्मृताः । शेषा 
स्पृष्टा हल: प्रोक्ता निबोधानप्रदानतः--शिक्षा ० ३८। 

स्पृष्टिः,-स्पुष्टिका (स्त्रीः) [| स्पृशू+-वितन्‌, स्पृष्टि 
-+कन्‌+-टाप्‌ ] छना, सम्पर्क तद्वयस्य अस्मच्छरीर- 
स्पृष्टिकया शापितोऽसि--मृच्छ० हे । 

स्पृह (चुरा० उभ० स्पृहयति-ते) कामना करना, लाला- 
यित होना, इच्छा करना, उत्सुक होना, चाहना (संप्र० 
के साथ) स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मं- श० ७, 
तपःक्लेशायापि स्पृहयन्ती का०, न मैथिलेय: स्पृहयां- 
बभूव भर्त्र दिवो नाप्यलकेश्वराय -रघु० १६।४२, 
भतुँ० २।४५ । 

स्पृहणम्‌ [ स्पृह्‌ +-ल्युट्‌ ] इच्छा या कामना करने की 
क्रिया, लालायित होना । 

स्पृहणीय (वि०) | स्पृह --अनीयर्‌ ] चाहने के योग्य, 
अभिलषणीय, स्पृहा के योग्य, वांछनीय - अहो 
बतासि स्पृहणीयवीः--कु० ३।२०, बन्या त्वमेव 
जगतः स्पृहणीयसिद्धिः मा० १०।२१, परस्परेण 
स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दृन्द्रमयोजयिष्यत्‌ रघु० 
७१४, कु० ७।६०, उत्तर० ६।४० | 

स्पृहयालु (वि०) [स्पृह +णिच्‌--आलच्‌] इच्छा करने 
वाला, लालायित, उत्सुक, उत्कण्ठित (संप्र० या 
अधि० के साथ) भोगेम्यः स्पृहयालवो न हि वयम्‌ 
--भतृँ० ३1६४, तपोवनेषु स्पृहयाल्रेव--रघु० 
१४।४५ । 

स्पृहा [ स्पृह +-अच्‌+-टाप्‌ ] इच्छा, उत्सुकता, प्रबल 


( ११४९ ) 


कामना, लालसा, ईर्ष्या, अभिलाषा--कंथमन्ये करि- 
ष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ -वेणी० ३1२९, 
रघु० ८।३४। 
स्पृह्य (वि०) [स्पृह्‌ +-णिच्‌ --यत्‌| वांछनीय, स्पर्धा के 

योग्य,--ह्यः बिजौरा नीबू । 

स्पू (क्रया० पर० स्पृणाति) आघात करना, मार डालना । 

स्प्रष्ट्‌ (पुं) दे० स्पष्ट ¦ 

स्फट्‌ (भ्वा० पर० स्फटति) फट पड़ना, फूलना । 

स्फट: [स्फट्‌+-अच्‌] साँप का फेलाया हुआ फण तु० 
फट--टा । 

स्फटा [स्फट-+-टाप्‌] 1. 
2. फिटकिरी । 


स्फटिकः [स्फटिञ-कं+- क] बिलौर, काचमणि--अपगतमले 
हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयः सुखं 
प्रविशन्त्युपदेशगुणाः-का० । सम०-अचलः मेरु पर्वत, 
-~- अद्रिः केलास पहाड, भिद्‌ ( पुं०) कपूर - अइमन्‌, 
आत्मन्‌, मणि (पुं०) - शिला बिल्लोर पत्थर । 

स्फटिकारिः, स्फटिकारिका (स्त्रीश) फिटकिरी । 

स्फटिकी [फटिक--डीप्‌] फिटकिरी । 

स्फण्ट्‌ 1 ( स्वा० पर० स्फण्टति ) फूट पड़ना, खिलना, 
फूलना । 
४ ( चुरा० उभ० स्फण्टयति-्ते ) मखौल करना, 
मज़ाक करना, हंसी उड़ाना । 

स्फर्‌ दे० स्फुर्‌ । 

स्फरणम्‌ [स्फर्‌ +-ल्युट्‌] कांपना, थरथराना, घड़कना । 
(म्वा० पर० स्फलति) कांपना, थरथराना, घड़कना, 
लरजना, (चुरा? उभ० या प्रेर० स्फालयति-ते) 
कपा देना, हिला देना, आ -, 1. कंपाना, फड़फड़ाना, 
हिलाना, डुलाना 2. आघात करना, प्रपीडित करना, 
छपछप करना . आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रँः - रघु० 
१६।१३, उत्तर? ५।९ 3. आघात करना, अनुचित 
लाभ उठाना -शि० १।९ 4. (धनुष को) टंकारना । 

स्फाटिक (वि०) (स्त्री०- की) [स्फटिक :-अण्‌] विल्लौर 
पत्थर का, कम्‌ बिल्लौर पत्थर। ` 

स्फाटित (भू क० कृ०) [स्फट्‌-णिच्‌+-क्त] फाड़ 
हुआ, फटा हुआ, फूला हुआ, विदीणं किया हुआ । 

स्फातिः (स्त्रीश) [स्फाय्‌+-क्तिन्‌, यलोपः) 1. सूजन, 
शोथ 2. वृद्धि, बढ़ती । 

स्फाय्‌ (म्वा आ० स्फायते, स्फीत) 1. मोटा होना, 
बड़ा होना, विस्तारयुक्त होना, विशाल होना 2. सूजना, 
बढ़ना, फूलना संदुधुक्षे तयो: कोपः पस्फाय झस्त्र- 
लाघवम्‌ - भट्टि १४।१०९--प्रेर० (स्फावयति-ते) 
बढ़ाना, विकसित करना, विस्तारयुक्त करना, बड़ा 
करना--तावत्स्फावयतां शक्तीर्बाणांश्चाकिरतां मुहुः 
--भट्टि० १७४३, ४।३३, १२।७६, १५९९ । 


साँप का फेलाया हुआ फण 


स्फार (वि०) [स्फाय्‌-रक्‌] 1. विस्तृत, बड़ा, बढ़ा हुआ, 
फुलाया हुआ --स्फा रफुल्लत्फणापीठनिर्यत्‌-आदि-मा० 
५।२३, महावीर० ६।३२ 2. अधिक, पुष्कल महा- 
वीर० ५।२, भतुँ० ३।४२ 3. ऊंचा (स्वर), 
1. सूजन, वृद्धि, विस्तार, विकास 2. (सोने में पड़ी 
हुई) फुटकी 3. उभार, गिल्टी 4. घड़कना, थरथरी- 
युक्त स्पन्दन, धकधक 5. टंकार,--रम्‌ प्रचुरता 
आधिक्य, पुष्कलता (स्फारीभू सूज जाना, फूलना, 
फेलना, बढ़ना, वृद्धि होना - सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति 
सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः मृच्छ० १।३६। 

स्फारण [स्फुर्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌, स्फारादेशः] थरथराहृट, 
स्फुरण, कंपकंपी । 

स्फालः [स्फाल्‌ --घड | थरथराहट, धकधक, धडकन, 
कंपकपी । 

स्फालनम्‌ [स्फाल्‌+-ल्युट्‌] 1. स्पन्दन, धकधक 2. हिलाना- 
डुलाना 3. रगड़ना, घिसना 4. थपथपाना, सहलाना 
(घोड़े आदि को), घीरे-घीरे हाथ फेरना । 

स्फिच्‌ (स्त्री०) [ स्फाय्‌+-डिच्‌ ] चूतड़, कूल्हा,--अंस- 
स्फिक्पुष्ठपिण्डाद्यवयवसुलभाम्युग्रपूतानि जग्ध्वा--मा० 
५१६ । 

स्फिट्‌ (चुरा० उभ० स्फेटयति--ते) 1. चोट पहुँचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 2. घृणा करना 3. प्रेम 
करना 4. ढकना । 


| स्फिट्ट (चुरा० उभ० स्फिट्टयति---ते) चोट पहुँचाना 


आदि, दे० ऊपर “स्फिट्‌ । 

स्फिर (वि०) [ स्फाय्‌--किरच्‌, म० अ० स्फेयस्‌, उ० 
अ० स्फेष्ठ] 1. प्रचुर, प्रभूत, बहुत 2. बहुत से 
असंख्य 3. विस्तृत, आयत । 

स्फोत (भू क० कृ०) [स्फाय्‌‡-क्त, स्फी आदेशः ] 
1. सूजा हुआ, बढ़ा हुआ--वेणी० ५।४० 2. मोटा 
पीन, बड़ा. विस्तृत, विज्ञाल 3. बहुत से, असंख्य, 
अधिक, पर्याप्त, पुष्कल, प्रचुर 4. पवित्र-भामि० 
४।१३. सफल, समृद्ध, फलता-फूलता 6. पेतुक रोग 
से ग्रस्त (स्फीतीकृत बड़ा करना, विस्तृत करना) । 

स्फीतिः | स्फाय्‌ +-क्तिन्‌. स्फी आदेश: | 1. बृद्धि, बढ़ती 
विस्तार 2. प्राचुर्यं, यथेष्टता, पुष्कलता--घनधान्यस्य 
च स्फीतिः सदा मे वर्ततां गृहे 3. समृद्धि । 

स्फुट्‌ 1 (तुदा० पर०, म्वा० उभ० स्फुटति, स्फोटति - ते, 
स्फुटित) 1. फट जाना, अकस्मात्‌ फूट जाना, टूट 
जाना, अचानक विदीणं होना, दरार पड़ना, भंग होना 
= हा हा! देवि स्फुटति हृदयं ख्रंसते देहबन्ध:-उत्तर० 
३।३८, स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन गीत० ७, 
भट्टि० १४५६ १५।७७ 2. फूलना, खिलना, फूल 
देना, कुसुमित होना-स्फुटति कुसुमनिकरे विरहि- 
हृदयदलनाय - गीत० ५, पंच० १1१३६ काव्य» 


५ ( ११५० ) 


३॥१६७ 3. भाग जाना, छलांग लगाना, 
बितर करना, -- तुरङ्गः पुस्फुटुर्भीता:--भट्टि० १४६, 
१०।८ 4. दृष्टिगोचर होना, निगाह में पड़ना, प्रकट 
होना, स्पष्ट होना । 

1 (चुरा० उभ० स्फुटयति--ते) 1. फटना, तरेड़ 
आना, टूट जाना 2. निगाह में पड़ना,--प्रेर ० स्फोट- 
यति--ते, 1. फट कर टुकड़े टुकड़े होना, खंडशः 
होना, खोल कर फाड़ना, तरेड़ डालना, बांटना 
2. प्रकट करना, बतलाना, स्पष्ट करता 3. खोलना, 
भंडाफोड़ करना 4. चोट पहुंचाना, नष्ट करना, मार 
डालना 5. पछोड़ना । 


स्फूट (वि०) [ स्फुटू--क ] 1. फट पड़ा, टूट कर टुकड़े 


हुआ, टूटा हुआ, खंडित 2. खिला हुआ, फूला हुआ; 
प्रफुल्लित स्फुटपरागपरागतप ङ्कजम्‌--शि० ६1२५ 
3. प्रकटीकृत, प्रदशित, स्पष्ट किया हुआ 
4. साफ़, स्पष्ट, साफ दिखाई देने वाला या व्यक्त 
"अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः--काव्य०» १, कु० 
५।४४, मेघ० ७०, कि० ११।४४ 5. प्रत्यक्ष --उत्तर० 
३।४२ 6. श्वेत, उज्ज्वल, शुश्र--मुक्ताफलं वा 
स्फुटविद्रुमस्थम्‌ - कु० १।४४ 7. सुविदित, प्रसिद्ध, 
-स्फुटनुत्यलीलमभवत्सुतनोः- शि० ९1७९ (प्रथित) 
8. प्रसारित, विकीर्ण 9. उच्च 10. दृश्यमान, सत्य, 
डम्‌ (अव्य०) स्पष्ट रूप से, विशदतया, साफ़ तौर 
पर, निश्चय ही, प्रकट रूप से सम० - अर्थ (वि० 
1. बोधगम्य, स्पष्ट 2. सार्थक, तार (वि०) जिसमें 
तारे रूपी रत्न जड़े हुए हों, उज्ज्वल,---फलम्‌ (ज्या० 
में) 1. किसी त्रिकोण का यथार्थ क्षेत्रफल 2. किसी 
गणित का मूलफल,--सारः किसी ग्रह या तारे का 
वास्तविक आयाम,-- सुगतिः (स्त्री ०) सूर्य की दृश्य- 
मान या वास्तविक गति । 


स्फुटनम्‌ [ स्फुटू--ल्युट्‌ ] 1. तोड कर खोलना, फाड 


देना, फूट जाना, फट कर खुल जाना 2. प्रसार होना, 
खुलना, प्रफुल्लित होन: । 


खाल का फट जाना, बवाई, पैरों का दुःखना या 
सूजन ! 


स्फूटिका [ स्फुटि+-कन्‌+-टाप्‌ ] टूटा हुआ छोटा टुकड़ा, 


खंड, फांक। 


स्फुटित (भू क० कृ०) [| स्फुट --क्त*] 1. फटा हुआ, 


टूट कर खुला हुआ, खंड-खंड हुआ, तरेड आया हुआ 
2. मुकुलित, खिला हुआ, प्रफुल्लित (जेसा कि 
फूल) 3. स्पष्ट किया गया, प्रकट किया गया, 
दिखलाया गया 4. फाड़ा हुआ, नष्ट 5. हंसी उड़ाया 

1 = हों, 
हुआ। सम०-चरण (वि०) जिसके पेर फेले हों, 
बाहर को निकले हुए चौड़े चपटे पर वाला । 


स्फुटि:,--टो (स्त्री०) | स्फुट्‌--इन्‌, पक्षे डौष्‌ ] पैरों की | 


स्फुटटू (चुरा० उभ० स्फुट्टयति-ते) तिरस्कार करना, 
अपमान करना, निरादर करना । 

स्फुड (तुदा० पर० स्फुडति) ढकना । 

स्फुण्ट 1 (स्वा० पर० स्फुण्टति) खोलना, फुलाना । 
गं (चुरा? उभ० स्फुण्टयति-ते) मखौल करना, 
मज़ाक करना, उपहास करना । 

स्फुण्ड (म्वा० आ०, चुरा० उभ स्फुण्डते, स्फुण्डयति-ते) 
दे० स्फुण्ट्‌' । 

स्फुत्‌ (अव्य) एक अनुकरण परक ध्वनि । - करः आग, 
"ण्कारः 'स्फुत्‌' ध्वनि, चटचटाने की आवाज़ । 


स्फुर्‌ (तुदा० पर० स्फुरति, स्फुरित) 1. (क) थरथराना, 
फरकना (जैसे आंख का) - झान्तमिदमाश्रमपदं 
स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य श० १1१५, 
स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलम्ब्यते-- मा० १।८ 
(ख) हिलना, कांपना, लरजना, थरथराना-- स्फुरद- 
घरनासापुटतया--उत्तर० १1२९, ६।३३ 2. खसोटना, 
संघर्षं करना, विक्षुब्ध होना हतं पृथिव्यां करुणं 
स्फुरन्तम्‌ राम० 3. कूच करना, फेंकना, आगे उछ- 
लना-पुस्फुरुवृंषभाः परमू--भट्टि ० १४६ 4. पीछे की 
ओर उछलना, पलट कर आना 5. उछलना, फूट 
निकला, उद्गत होना, उठना--धर्मतः स्फुरति निर्मल 
यशः 6. दृष्टिगोचर होने लगना, दिखाई देने लगना, 
प्रकट होने लगना, स्पष्ट दिखाई देना, प्रदर्शित होना 
„ मुखात्स्फुरन्तीं को हर्तुमिच्छति हरेः परिभूयं दंष्ट्राम्‌ 
` ¬ मुद्रा १।८, रचितरुघिरभूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे 
स्फुरति निरवसादां कापि राघां जगाम - गीत० ११ 
7. दमक उठना, जगमगाना, चिंगारी उठना, चमकना, 
झलकना, टिमटिमाना--स्फुरति कुचकुम्भयोरुपरि 
मणिमञ्जरी रञ्जयतु तव हृदयदेशम्‌ - गीत० १०, 
(तया) स्फुरत्रभामण्डलया चकाशे कु० १।२४, 
० ३।६०, ५।५१, मेघ० १५।२७ 8. चमकना, 
शष्टता दिखाना, प्रमुख होना--पंच० १।२७ 
9. अचानक मन में फुरना, अकस्मात्‌ स्मृति में आना 
10. थरथराते हुए चलना 11. खरोंचना, नष्ट करना 
~भ्रेर० (स्फारयति-ते, स्फोरयति-ते) 1. थरथराना 
2. चमकाना, जगमगाना 3. फेंकना, डाल देना, अप--- 
चमक उठता, अभि --1. फैसला, प्रकीर्ण होना, फूलना 
2. ज्ञात होना, परि ,घड़कना, फरकना, धकधक 
करना--तस्याः परिस्फुरितगर्भेभरालसायाः- उत्तर० 
३।२८, प्र--, 1. फरकना, कांपना 2. फैलना, प्रसृत 
होना--प्रास्फुरन्नयनम्‌-महा० 3. दूर-दूर तक 
फॅलना, विख्यात होना - संस्थितस्य गुणोत्कर्षः प्रायः 
प्रस्फुरति स्फुटम्‌ सुभा०, वि, 1. फरकना, 
कांपना 2. संघर्ष करना 3. चमकना, दमकना 
ना उत्तर० ४ 4. (धनुष को) तानना, टंकारना 


( ११५१ ) 


(इसी अर्थ में प्रेर० रूप प्रयुक्त होता है) 
विस्फुरितमण्डलचापचक्रं कः सिन्धुराजमभिषेणयितूं 
समर्थ--वेणी० २1२५, कि० १४।३१ । 

स्फुरः [ स्फुर्‌ भावे घडा ] 1. धड़कना, थरथराना, फर- 
कना 2. सूजन 3. ढाल । 

स्फुरणम्‌ [ स्फुर+-ल्युट्‌ | 1. घड़कना, फरकना, थरथ- 
राना 2. शरीर के अंगों का (शुभाशुभसूचक) फरकना 
3. फूट निकलना, उदित होना, दिखाई देने लगना 
4. चमकना, दमकना, जगमगाना, झलकना, टिमटिमाना 
5. मन में फुरना, अचानक स्मरण हो आना । 

स्फुरत्‌ (वि०) { स्फुर्‌+-शतू ] घड़कने वाला. चमकमे 
वाला । सम० उल्का उल्कापिड, टूटा तारा । 

स्फुरित (भू० क० कृ०) [ स्फुर्‌+-क्त ] 1. कंपायमान, 
घड़कता हुआ 2. हिला-डुला 3. चमकीला,. दमकने 
वाला 4. अस्थिर 5. सूजा हुआ,-तम्‌ 1. घड़कना, 
फरकना, थरथराहट 2. विक्षोभ या मन का संवेग । 

स्फुच्छं (म्वा० पर० स्फूच्छंति) 1. फैलना, विस्तृत होना 
2. भूल जाना । 

स्फु, (म्वा० पर० स्फूर्जेति) 1. गरजना, गरजनध्वनि, 
धमाधम होना, विस्फोट होना,--मनु० १।५३ 2. दम- 
केना, चमकना 3. फट पड़ना, फूटना, स्फूर्जत्येव स 
एप सम्प्रति मम न्यक्कारभिन्न स्थितेः महावीर 
३।४०, वि--, 1. दहाइना, गरजना 2. गूंजना 
3. बढना 4. चमकना, प्रतीत होना -अस्त्येवं जड़धा- 
मता तु भवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फूर्जसे--काव्य» १० | 

स्फुल्‌ (तुदा० पर० स्फुलति) 1. कांपना, धड़कना, घक- 
घक करना 2. लपकना, अचानक आ पड़ता 3. स्वस्थ- 
चित्त होना 4. मार डालना, नष्ट करना । 

स्फुलम्‌ [स्फुल्‌ 4 क] तंबू, खेमा । 

स्फुलनम्‌ [ स्फुल +-ल्यूट्‌ ] कांपना, थरथराना, फरकना । 

स्फुलिङ्ग: गम्‌, स्फुलिङ्गा [ स्फुल्‌ +इङ्गक्‌ ] आग की 

चिगारी,--स्फुलिगावस्थया बह्लिरेघापेक्ष इव स्थितः 
—श°० ७११५, वेणी” ६।८। 

स्फूर्जः [ स्फुर्ज + घञ्‌ ] 1. बादलों की गड़गड़ाहट 2. इन्द्र 
का वज्र 3. अकस्मात्‌ फूट निकलना या उदय होना 
- जैसा कि नर्मस्फूर्ज में 4. नायक-नायिका का 
प्रथम मिलन जिसके आरंभ में आनन्द और अन्त में 
भय की आशंका रहती है । 

स्फू्जयुः [ स्फुज +-अथुच्‌ ] बिजली की गड़गड़ाहट, गरज । 

स्फूरतिः (स्त्री) [ स्फुर्‌ (स्फुच्छं) + क्तिन्‌ ] 1. घड़कन, 
स्फुरण, थरथराहट 2. छलांग, चौकड़ी 3. कुसुमित, 
प्रफुल्लित 4. प्रकटीकरण, प्रदर्शन 5. मन में फुरना 
6. काव्य की उद्धावना । 

स्फूतिमस्‌ ( वि०) [ स्फू्ति+ मतुप्‌ ] 1. घड़कने वाला, 
थरथराने वाला, विक्षुब्ध 2. कोमल हृदय । 


स्फेयस्‌ (वि०) अतिशयेन स्मिरः, ईयसुन्‌, स्फादेशः 'स्फिर 
की म० अ०] प्रचुर तर, अपेक्षाकृत विस्तारयुक्त । 

स्फेष्ठ (वि०) [ स्फिर+इष्ठन्‌, स्फादेशः, 'स्फिर' की 
उ० अ० | प्रचुरतम, अत्यंत विस्तारयृक्त । 

स्फोटः [ स्फुट्‌ करणे घञ्ञ्‌ ] 1. फूट निकलना, चटक कर 
खुलना, फट पडना 2. भेद खुलना जैसा कि 'नर्मस्फोट 
में 3. सूजन, फोडा, रसौली 4. शब्द के सुनने पर मन 
में आने वाला भाव, शब्द सुन कर मन में उत्पन्न होने 
वाला विचार--बुर्धवेयाकरणे: प्रघानभूतस्फोटरूपव्य- 
ञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः ---काव्य ० 
१, सर्वे भी दे० (पाणिनीयदर्शन) 5. मीमांसकों 
द्वारा माना हुआ नित्य शब्द । सम ०-बीजकः भिलावाँ । 

स्फोटन (वि०) (स्त्री) -नो) [ स्फुट्‌-ल्युट्‌ | फाड़कर 
अलग-अलग करना, प्रकट करना, भेद खोलना, स्पष्ट 
करना,--नः परस्पर मिले हुए व्यंजनों का अलग-अलग 
उच्चारण, - नम्‌ फाड़ना, अचानक फट पड़ना, टुकड़े 
टुकड़े होना, चटकना 2. अनाज फटकना 3. अंगुलियों 
की ग्रन्थियां चटखाना, अंगुलियाँ चटकना 4. दो मिले 
हुए व्यंजनों का अलग करना । 

स्फोटनी [ स्फ़ोटन-+-डीप्‌] सूराख करने का औजार, जमीन 
का बरमा, बरमा ! 

स्फोटा [ स्फोट+-टाप्‌ ] साँप का फैलाया हुआ फण। 

स्फोटिका [स्फुट्‌+-ण्वुल्‌ -}-टाप्‌, इत्वम्‌] एक पक्षीविशेष । 

स्फोरणम्‌ (दे० स्फुरणम्‌) । १ 

स्फ्यम्‌ [ स्फाय्‌ +-यत्‌, नि० साधु: | यज्ञों में प्रयुक्त हो 
वाला तलवार के आकार का एक उपकरण -मनु० 
५।११७, याज्ञ ७ १।१८४। सम०--वतंनिः इस उप- 
करण द्वारा बनाया गया चिह्न (खूड) । 

स्ब्‌ दे० स्व्‌ । 

स्म (अव्य०) [ स्मिञड ] एक प्रकार का निपात जो 
वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ (या वर्तमान 
कालिक कृदंत शब्दों के साथ) जुडकर भूतकाल का 
अर्थ देता है -भासुरको नाम सिंह: प्रतिवसति स्म 
=- पंच० क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्येयंशांसि-शि० १७।१५ 
2. शब्दाधिक्य निपात (बहुधा निषेघात्मक -निपात के 
साथ जोड़ा जाता हे -भतुंविप्रकृतापि रोषणतया मा 
स्म॒ प्रतीपं गमः-श० ४१७, मास्म सीमन्तिनी 
काचिज्जनयेत्पुत्रमीदृशम्‌ - हि० २।७। 

स्मयः [स्मि+-अच्‌] 1 आश्चयं, अचंभा, ताज्जुब 2. अभि- 
मान, घमंड, हेकड़पना, गर्वं तस्मे स्मयावेशविवजि- 
ताय--रघु० ५।१९, भर्तृं० ३।३, ६९। 

स्मरः [ स्मृ भावे अप्‌ ] 1. प्रत्यास्मरण, याद 2. प्रेम 
3. कामदेव, प्रेम का देवता,-स्मरपर्यत्सुक एव माघवः 
--कु० ४।२८, ४२, ४३, सम०--अङ्कुशः 1. अंगुली 
का नाखून 2. प्रेमी, कामातुर व्यक्ति,-अयारम्‌ 


( ११५२ ) 


--कुपकः,-- गृहम्‌ मन्दिरम्‌ स्त्री की योनि, भग, 
--अन्ध (वि०) कामांध, प्रेममुग्ध,--आतुर - आतं 
“उत्सुक (यि०) काम से पीडित, कामतप्त, काम- 
दग्ध,-- आसवः लार, कर्मन्‌ (नपुं०) कोई भी कामु- 
कतापूर्ण व्यवहार, स्वेरकृत्य,-गुरुः विष्णु का विशेषण 
--छत्रम्‌ भगशिश्निका, - दशा शरीरं को कामजन्य 
अवस्था (यह दस हैं), ध्वजः 1. पुरुषेन्द्रिय 2. पौरा 
णिक मछली 3. एक वाद्ययंत्र, ( - जम्‌) भग, (-जा) 
चाँदनी रात,-प्रिया रति का विशेषण,-भासित (वि० ) 
कामोहीप्त, - मोहः कामजन्य संज्ञाहीनता, प्रणयोन्माद, 
-- लेखनी सारिका पक्षी,--वल्लभः 1. बसंत ऋतु का 
विशेषण 2. अनिरुद्ध का विशेषण,--बोथिका वेश्या, 
रंडी,--शासनः शिव का विशेषण, - सखः चन्द्रमा, 
--स्तम्भः शिश्त, पुरुष का लिग, -- स्मर्यः रासभ, गधा 
--हरः शिव का विशेषण । 

स्मरणम्‌ [स्मृञ-ल्युट्‌] 1. स्मृति, याद, प्रत्यास्मरण - केवलं 
स्मरणेनेव पुनासि पुरुषं यतः--रघुण १०३० 
2. चिन्तन करमा-यदि हरिस्मरणे सरसं मन:-गीत ० १ 
3. स्मृति, स्मरणशक्ति 4. परम्परा, परंपरागत 
विधि इति भृगुस्मरणात्‌ (विपण श्रुति) 5. किसी 
देवता के नाम का मन में जाप करना 6. खेद से याद 
करना, खे दकरना 7. काव्यगत प्रत्यास्मरण जो एक 
अलंकार माना जाता है, इसकी परिभाषा हे-यथानुभव- 
मर्थस्य दुष्टे तत्सदृश स्मृतिः स्मरणम्‌ -काव्य० १०। 
सम०-अमुग्रहः 1. कृपापूर्वक स्मरण करना, 2. स्मरण 
करने की कृपा. कु० ६॥१९,- अपत्यतपंक्कः कच्छप, 
कछुवा, अयौगपद्यम्‌ प्रत्यास्मरणों की समसामयिकता 
का अभाव, पदवी मृत्यु । 

स्मार (वि०) [ स्मर--अण्‌ ] कामदेवसंबंधी - स्मारं 
पुष्पमयं चापं बाणाः पुष्पमया अपि । तथाप्यनङ्गस्त्र- 
लोक्यं करोति वशमात्मनः --रम्‌ [ स्मृ+घञ्ञ्‌ ] 
प्रत्यास्मरण, स्मरणशक्ति । 

स्मारक (वि०) (स्त्री०--रिका) [ स्मृ-णिच्‌ + प्वुलू 
स्त्रियां टाप्‌ इत्वं च ] ध्यान दिलाने वाला, फिर याद 
कराने वाला,-कम्‌ किसी की स्मृति-रक्षा के अभिप्राय 
से संस्थापित कोई संस्था (आधुनिक प्रयोग) । 

स्मारणम्‌ [ स्मृञ-णिच्‌¬-ल्युट्‌ | मनमें लाना, 
दिलाना, स्मरण कराना । 

स्माते (वि०) तौ विहितः, स्मृति वेत्त्यधीते वा अण्‌ | 
1. स्मृतिसंवंघी, याद किया हुआ, स्मारक 2. स्मृति 
के भीतर 3. स्मृति पर आधारित, या स्मृति में 
अभिलिखित, धर्मशास्त्र में विहित कर्मस्मातेविवा- 
हाग्तौ कुवीत प्रत्यहं गृही--याज्ञ० १।९७, मनु? १) 
१०८ 4, वेध 5. धर्मशास्त्र को मानने वाला 6. गृह्य 
(जैसे कि अग्नि), तेः परंपराप्राप्त घर्मे का विशेषज्ञ 


याद 


ब्राह्मण 2. परंपराप्राप्त धर्म का अनुयायी 3. (स्मृतियों 
के अनुसार चलने वाला एक) संप्रदाय । 
स्मि (म्वा० आ० स्मयते, स्मित) 1. मुस्कराना, हँसना 
(मंद मंद) -- काकुत्स्थ ईषत्स्मयमान आस्त--भट्ठि ० 
२।११, १५।८, स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि--भामि० 
२।२७ 2. खिलना, फूलना पंच० १।१३६,--प्रेर० 
(स्माययति - ते) 1. मुस्कान पेदा करना, मूस्कराहट 
को जन्म देना 2. हँसना, अपहास करना 3. आइच- 
र्यान्वित करना (इस अर्थ में-स्मापयते) इच्छा० 
(सिस्मयिषते) 1. मुस्कराने की इच्छा करना । 
, मृस्कराना, हसता, बि- 1. आश्चर्य करना, 
अचंभे मे आना--उभयोर्न तथा लोकः प्रावीण्येन 
विसिष्मिये-रघु० १५1६५, भट्टि ५।५१ 2. सराहना 
3. घमंडी, अहंमन्य होना--न विस्मयेत तपसा-मनु० 
४।२३६, (प्रेर०) मुस्कान पैदा करना, आइचर्यान्वित 
कराना, आश्‍चर्य या अचंभे से भरना-- विस्माययन्‌ 


विस्मितमात्मवृत्तौ -रघु० २।३३, भट्टिः ५।५८ 
८४२ । 
स्मिट्‌ (चुरा० उभ० स्मेटयति ते) 1. अपमानित 


करना, घृणा करता, सफ़रत करना 2. प्रेम करना 
3. जाना । 

स्मित (भू० क० कृ०) [स्मिञ-क्त | 1. मुस्कानयुक्त, 
मुसकराता हुआ 2. फुलाया हुआ, खिला हुआ, प्रफु- 
ल्लित, तम्‌ मुस्कान, मंद हँसी, सस्मितम्‌ मुस्कराहट 
के साथ, सविलक्षस्मितम्‌ आदि । सम०-दृश्‌ (वि०) 
मस्कानयक्त दृष्टि रखने वाला (स्त्री०) सुन्दर स्त्री, 
~ पूर्वभ्‌ (अव्य०) मुस्कराहट के साथ, मुस्कान से 
युक्त,-सप्तषिभिस्तान्‌ स्मितपूर्वमाह कु० ७।४७। 

स्मील्‌ (भ्वा० पर० स्मीलति) झपकना, आँख से संकेत 
करना । 

स्मृ ¡ (स्वा० पर० स्मृणोति) 1. प्रसन्न होना, संतुष्ट 
होना 2. प्ररक्षा करना, प्रतिरक्षा करना 3. जीवित 
रहना । 

म (भ्वा० पर०--महाकाव्यों में आ० भी--स्म 
रति, स्मृत-_कर्मवा० स्मर्यते) 1. (क) याद करना, 
मन में रखना, प्रत्यास्मरण करना, मन में लाना 
विदित होना - स्मरसि सुरसनीरां तत्र गोदावरीं 
बा स्मरसि च तदुपनन्तेष्वावयोर्वर्ततानि--उत्तर० 
१।२५, (ख) मन में पुकारना, मन से याद करना 
सोचना -- स्मरात्मनोऽभीष्टदेवताम्‌ -पंच० १, रघु० 
१५।४५ 2. किसी देवता के नाम का मन में ध्यान 
करना या मन में जाप करना, - यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षे 
स बाह्याभ्यन्तरःशुक्चिः 3. स्मृति में अंकित करना या 
अभिलेख करना - तथा च स्मरन्ति 4. प्रकथन करना 
खयाल करना, सोचना, पंच० १।३० 5. खेद के 


( ११५३ ) 


साथ याद करना, आतुर होना, उत्कंठित होना, 
अभिलाषा करता (बहुधा संबंध के साथ) स्मरतु 
दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः---कि० ५।२८, कच्चि- 
द्वर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति मेघ० 
८५, मुद्रा० ५।१४, प्रेर० (स्मारयति-ते, परन्तु अन्तिम 
अर्थ को प्रकट करने के लिए स्मरयति-ते) 1. याद 
कराना, फिर घ्यान दिलाना, मन में लाना, सोचना 
- अनेन मत्त्रियाभियोगेन स्मारयसि में पूर्वशिष्यां 
सौदामिनीम्‌ मा० १, कभी कभी द्विकर्मक के रूप में 
प्रयुक्त अपि चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्तपाथिवगुणान्‌ 
स्मारयन्ति प्रकृतीः मुद्रा० १, य॒ एव दुःस्मरः काल: 
तमेव स्मारिता वथम्‌ -उत्तर० ६।३४ 2. सूचना 
देना 3. खेद के साथ स्मरण कराना, लालायित 
करना, अभिलाष पैदा करना -शि० ६।५६, श० 
६४, इच्छा० (सुस्मूर्षते ) प्रत्यास्मरण करने की 
इच्छा करना, अनु , याद करना, प्रत्यास्मरण करना, 
मन में ध्यात करना, अप--, भूल जाना, प्र -, भूल 
जाना, वि--, भूल जाना--मधुकर विस्मृतोस्येनां 
कथम्‌ श० ५।१, {प्रेर०) भुलाना --उत्तर० १, 
सम्‌ , याद करना, चिन्तन करना--भग० १८।७६, 
मनु० ४1१४९, (प्रेर०) ध्यान दिलाना, मन में रखना, 
(पातालं) मामद्य संस्मरयतीव भुजंगलोकः--रत्न० 
१११३ । 

स्मृतिः (स्त्री०) [स्मृ--क्तिन्‌] 1. याद, प्रत्यास्मरण, 
स्मरणशक्ति अश्वत्थामा करधृतधनुः कि न यातः 
स्मृति ते वेणी० ३।२१, संस्कारमात्रजन्य ज्ञानं स्मृतिः 
-"तक०, स्मृत्युपस्थितौ इमौ द्वौ इलोकौ-उत्तर० ६ 
2 चिन्तन करना, मन में घ्यान करना 3. मानव- 
धर्मघास्त्र, परम्पराप्राप्त धर्मशास्त्र, स्मृतिग्रन्थ (नीति 
और धर्म से संबद्ध) (विप० श्रुति) 4. धमंसंहिता, 
स्मृतिग्रन्थ 5. स्मृति का मूलपाठ, धमंसूत्र, धर्म के 
नियम--इति स्मृतैः 6. इच्छा, कामना 7. समझ । 
सम०--अन्तरभ्‌ दूसरा स्मृतिग्रन्थ,--अपेत (वि०) 
1. भूला हुआ 2. शास्त्रविरुद्ध 3. (अतः) अवध, 
अन्यायपूर्ण,---उक्त (वि०) धर्मशास्त्र में विहित, 
धर्मसृत्र में प्रतिपादित, पथः,-विषयः स्मरणशक्ति 
का पदार्थ, स्मृतिपथं,-विषयं गम्‌ मरना,-भर्तृ ० ३३३७, 
३८, - प्रत्यवमर्षः स्मृति की घारणाशक्ति, प्रत्यास्मरण 
की यथार्थता,-अबन्ध: वर्मशास्त्र की कृति,-- भ्रंश: 
स्मृतिका नष्ट हो जाना, याद न रहना, रोधः 
क्षणिक विस्मरण, स्मृति का नाश--श० ७३२, 
विश्रमः स्मृति की गड़बड़, स्पष्ट याद न रहना 
--विरुद्ध (वि०) अवेध, विरोधः 1. धर्म का वैप- 
रीत्य, अर्वधता 2. दो या दो से अधिक स्मृतियों का 
पारस्परिक विरोध--स्मृतिविरोधं परिहरति-शारी०, 


१४५ 


--झास्त्रम्‌ 1. धर्मशास्त्र, धर्मसंहिता, धर्मसूत्र 
2, धामिक विज्ञान, शेष (वि०) उपरत, मृत (कोई 
व्यक्ति) - -ज्ञैथिल्यम्‌ स्मरणशक्ति की दुर्बलता, साध्य 
(वि०) धर्मशास्त्रसे सिद्ध होने योग्य,-- हेतुः प्रत्या- 
स्मरण का कारण मन पर पड़ी हुई छाप, विचार- 
साहचर्य । 

स्मेर (वि०) [स्मि--रन्‌] 1. मुसकरानें वाला - विलोक्य 
वृद्धोक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति 
- कु० ५७७०, भामि० २।४, ३।२, मा० १०।६ 
2. खिला हुआ, फूला हुआ, फैलाया हुआ, प्रफुल्लित, 
अधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतारैः - मा० १।२८, 
3. घमंडी 4. व्यक्त । सम० - विष्किरः मोर । 

स्यदः [स्यन्द्‌+-क] चाल, तीव्रगति, तेजी से चलना, वेग | 

स्यन्द्‌ (स्वा० आ० स्यन्दते, स्यन्न, इच्छा ०--सिस्यनदिषते, 
सिस्यंत्सति-ते, इकारान्त उकारान्त उपसर्गो के पश्चात्‌ 
स्यन्द्‌ के स्‌ को ष्‌ हो जाता है)1. रिसना, चूना, टपकना, 
बूँद बूँद गिरना, स्रवित होना, अर्क निकालना, बहना 
-अयि दळदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं तव किमपि लिहन्तो 
मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गाः भामि० १।५ 2. ढालना, 
उडेलना 3. भागना, दौड़ना, अनु--,बहना, अभि---, 
1. रिसना, बहना 2. बारिश होना, पानी गिरना 
~-अभिस्यन्दमातमेघमेदुरितनीलिमा गिरिः ` उत्तर०२ 
3. पिघलना--उत्तर०६, नि--,परि - ,बह निकलना, 
प्र - ,बह जाना, वि ,बहना--भट्रि> १।७४ । 

स्यन्दः [स्यन्द भावे घडा]: 1. बेहना टपकना 2. तेजी से 
जाना, चलना 3. गाड़ी, रथ । 

स्यन्दन (वि०) ।स्त्रीऽ-ना, नी) [स्यन्द्‌ +-ल्युट्‌] 1. जल्दी 
से जाने वाला, द्रुतगामी, बहने वाला 2. चुस्त, 
फुर्तीला, शी घगामी-स्यन्दना नो च तुरगाः--कि० १५ 
१६, नः युद्ध-रथ, गाड़ी या रथ-धर्मारण्यं प्रविशति 
गजः स्यन्दनालोकभीतः--श° १।३३ 2. वायु, हवा 
3. एक प्रकार का वृक्ष, तिनिश, नम्‌ 1. बहना, 
टपकना, रिसना 2. तेज़ी से जाना, बहना 3. पानी । 
सम० - आरोहः रथ में बैठ कर युद्ध करने वाळा । 

स्यन्दनिका [स्यन्दन +-ङीष्‌+-कन्‌ +-टाप्‌, ह्लस्वः] थूक की 
फुटक । 

स्यन्दिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [स्यन्द्‌ +णिनि!] 1. रिसने 
वाला, बहने वाला, टपकने वाला 2. वेग से जाने 
वाला 3. गतिशील । 

स्यन्दिनी [स्यन्दिन्‌ +-डीप्‌] 1. लार, थूक 2. वह गाय जो 
दो बच्चों को एक साथ जन्म दे । 

स्यन्न (भू० क० कृ०) [स्यन्दञ-क्त] रिस हुआ, टपका 
हुआ, गिरा हुआ । 

स्यम्‌ (स्वा० पर०, चुरा० उभ० स्यमति, स्यमयति-ते) 
1. शब्द करना, जोर से चिल्लाना, चीखना 2. जाना 


( ११५४ ) 


3. विचार करना, विमर्श करना, चितन करना 
(केवल इस अर्थ में आ०) । 2 

स्यमन्तकः [स्यम्‌-।-झच्‌--कत्‌] एक मूल्यवान्‌ मणि (कहते 
हैं कि यह मणि प्रतिदिन आठ स्वर्ण भार दिया करती 
थी, तथा सब प्रकार के संकट और अपशकुनों से रक्षा 
करती थी), अधिक वृत्तांत जानने के लिए दे० सत्रा- 
जितू' । 

स्यमि (मी) कः [स्यम्‌ -इकक्‌ $कक्‌] 1 बादल 2. बामी 
3. एक प्रकार का वृक्ष 4. समय । 

स्यमिका [स्यमिक--टाप्‌ | नील । 

स्यात्‌ (अव्य०) [अस्‌ धातु का विधिलिड में, प्र० पु०, 
ए० व०] ऐसा हो सकता है, शायद, कदाचित्‌ । सम० 
~ वादः संभावना की उक्ति, संशयवाद (दर्शन० में), 
-- वादिन्‌ (पुं०) संशयवादी, स्याद्वाद का अनुयायी । 

स्यालः दे० 'श्याल । 

स्यूत (भू? क० कृ) [सिव्‌-+-क्त] 1. सुई से सीया हुआ, 
नत्थी किया हुआ, बुना हुआ (आलं० से भी) चिन्ता- 
सन्ततितन्तुजालनिबिडस्यूतये लग्ना प्रिया--मा० 
५1१० 2. बींघा हुआ, -तः बोरा । 

स्यूतिः [सिव्‌ भावे क्तिन्‌] 1. सीना, टांका लगाना 2. सुई 
का काम 3. थेला 4. वंशावली, कुल 5. संतति । 

स्थूनः [सिव्‌ तनक] 1. प्रकाश की किरण 2. सूर्य 3. थेला, 
बोरा । 

स्यूमः [सिव्‌ +-मक्‌] प्रकाश किरण । 

स्योतः [--स्यूत, पृषो०] बोरा, थैला । 

स्योन (वि०) [=-स्यून, पृषो०] सुन्दर, सुखद 2. शुभ, 
मंगलप्रद,--नः 1. प्रकाश की किरण 2. सूर्य 3. बोरा, 
=नम्‌ प्रसन्नता, आनन्द 1 

ख्ंस्‌ (म्वा० आ० स्रंसते, ख़स्त) 1. गिरना, नीचे गिर 
पड्ना-नाखसत्‌ करिणां ग्रैवं त्रिपदीच्छेदिनामपि-रघु ० 
४।४८, गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌ --भग० १1२९, भट्टि० 
१४७२, १५।६१ 2. डूबना, घटना, गिर कर टुकड़ें 
टुकड़े होना -- हाहा देवि स्फुटति हृदयं स्रंसते देहबन्धः 
--उत्तर० ३।३८, मा० ९।२० 3. नीचे लटकना 
4. जाना--प्रेर० (स्रंसयति-ते) 1. गिराना, खिसकना, 
लुढ़काना, बाधा डालळना-_वातोऽपि नाञ्नंसयदंज्ुकानि 
---रघु० ६।७५ 2. शिथिल करना, ढील देना, वि-, 
खिसकना, ढीला होना, . (प्रेर०) 1. गिरना, गिरने 
देना,--विस्रंसयंती नवकणिकारम्‌ कु० ३।६२ 
2. ढीला करना, शिथिल करना । 

रूसः [स्रंस्‌ ञ-घञ्ग | गिरना, खिसकना । 

स्रंसनम्‌ [स्रंस्‌ | णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गिरना 2. गिराना, नीचे 
पटखना । 

स्रेसिन्‌ (वि०) (स्त्री ०--नी) [ स्रंस्‌ +-णिनि ] 1. गिरने 
वाला, खिसकने वाला, लटकने बाला, ढीला होने 


बाला, मागे देने वाला--बंधे खंसिनि चैकहस्तयमिताः 
पर्याकुला मूर्घजाः--श० १।२९ 2. निर्भर, लंबमान, 
ढीला लटकने वाला । 

स्रंह_ (भ्वा० आ० खंहते) विश्वास करना, भरोसा 
करना । 

स्रग्विन्‌ (वि०) (स्त्रीश णो) [ स्रजू-विनि, म० अ० 
स्रजीयस्‌, उ० अ० रूजिष्ठ | हार या गजरा पहने 
हुए,-आमुक्ताभरणः स्रग्वी हंसचिह्नदुकूलवान्‌--रघु० 
१७२५ । 

स्रज्‌ (स्त्री?) | सुज्यते-सृज्‌-क्विन्‌, नि] गजरा, 
पुष्पमाला (विशेषतः वह जो मस्तक पर धारण की 
जाय) --स्रजमपि शिरस्यन्ध:क्षिप्तां धुनोत्यहिश दर्‍या 
~° ७२४ 2. माला, हार । सम० -- दामन्‌ 
(स्रग्दामन्‌) (नपुं०) माला की ग्रंथि या गांठ,-- धर 
(वि०) मालाधारी गीत० १२, (--रा) एक छंद 
का नाम । 

स्रज्वा [ सृज्‌ +-वा, नि० ] रस्सी, डोरी, सूत्र । 

स्द्धू (स्त्री०) अपान वायु । 

स्रम्भु (म्वा० आ० स्रंभते, स्रव्ध) विशवास करना, दे० 
श्रम, वि ` 1. विश्वस्त होना 2. आश्वस्त होना । 

स्रवः [ खु|-अप्‌ | 1. चूना, रिसना, बहना 2. बूँद, प्रवाह, 
सरिता विपुलौ स्तपयन्ती सा स्तनौ नेत्रजलस्रवैः 
--राम० 3. फोवारा, निर्झर । 

स्रवणम्‌ [ स्रु+-ल्युट्‌ ] 1. बहना, चूना, रिसना 2. पसीना 
2. मून । 

स्रवत्‌ ( वि०) (स्त्री०-ख्रेवन्तो ) [ स्रु--शतू ] बहने 
वाला, रिसने वाला, चूने वाला । सम० गर्भा वह 
स्त्री जिसका गर्भ गिर गया हो 2. दुर्घटना के कारण 
गिरे हुए गर्भ वाली गाय । 

स्रवन्ती [ ख़वत्‌-+डीप्‌ ] नदी, दरिया--वापीष्विव स्रव- 
न्तीषु - रघु० १७६३ । 

ख्रष्ट्‌ (पुं) [ सुजू--तृच्‌ ] 1. बनाने वाला 2. रचने 
बाला 3. सृष्टिरचयिता, ब्रह्म का विशेषण-या 
सृष्टि: स्रष्टुराद्या श० १1१, तत्खष्टुरेकान्तरम्‌ 
ला ७1२७ 4. शिव का नाम । 

स्रस्त (भू० क० क्क०) [ स्रंसू--क्त ] 1. गिरा हुआ, 
खिसका हुआ, नीचे पड़ा हुआ -स्रस्तं शरं चापमपि 
स्वहस्तात्‌--कु० ३।५१, कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया 
प्रतिसार्यते - श० ३।१३, कि० ५।३३, मेघ० ६३ 
2. लुढ़का हुआ, नीचे लटकता हुआ--विषादस्रस्तस- 
वाज्धी--मृच्छ० ४८, स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ 
बाहू घटोत्क्षेपणात्‌- श० ११३० 3. ढीला किया 
हुआ 4. च्यूत, ढीला पड़ा हुआ 5. लंब, नीचे लटकता 
हुआ 6. अलग ba । सम० अङ्ग (वि०} 
ढीले अंगों वाला 2. मूछित, बेहोश । 


( ११५५ ) 


स्रस्तरः | स्रंस्‌+-तरच्‌, कित्वान्नलोप: ] पलंग या सोफा, 
(क्श्राम करने. के लिए) विछौना - शिलातले स्रस्त- 
रमास्तीयं निषसाद--का०, मनु० २1२०४ | 

स्राक्‌ (अव्य०) [ स्रु+-डाक्‌ ] फुर्ती से, तेजी से । 

स्राव: | तु त॑घडा, | प्रवाह, बहाव, रिसना, बूँद बुँद 
टपकना । 

स्रावक (वि०) (स्त्री०--विका) [ खु-+-प्वुल ] बहाने 
वाला, उडेलने वाला, रिस कर बहने वाला,-- कम्‌ 
काली मिर्च । 

स्रिभ्‌ (म्वा० पर० स्रेभति) चोट पहुँचाना, मार 
डालना । 

त्रिम्भ्‌ (म्वा० पर० स्रिम्भति) चोट पहुँचाना, मार 
डालना । 

खिय्‌ (दिवा० पर० स्रीव्यति, स्रुत) 1. जाना, 2. सूख 
जाना । 

स्रु (म्वा० पर० स्रवति, स्रुत) 1. बहना, धारा निकलना, 
चूना, रिसना, बूँद बूंद करके गिरना, टपकना न 
हि निम्बात्खवेतक्षोद्रम्‌ - राम० 2. उडेलना, डालना, 
बहने देना - -अलोठिष्ट च भूपृष्ठे शोणितं चाप्यसुस्नुवत्‌ 
--भेट्टि० १५।७६, १७।१८ 3. जाना, हिलना-डुलना 
4. चूना, खिसक जाना, छीजना, नष्ट होना, कुछ 
फल न निकलना-खवतो ब्रह्मा तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो 
यथा -भाग०, भट्रि> ६१८, मनु० २७४ 5. इधर 
उधर फेलाना, सब दिशाओं में पहुंचाना, प्रकट हो 
जाना (भेद आदि) --प्रेर० (ख्रावयति-ते) बहाना, 
उडेलना, डालना, बखेरना (रक्त आदि) न गात्रा- 
त््ावयेदसूक्‌- मनु० ४।१६९ (उपसर्गो से युक्‍त 


हो जाने पर धातु के लगभग वही अर्थ 
रहते हैं ) । 
स्रुध्नः (पुं) एक जनपद या जिले का नाम-- पन्थाः 


खुघ्नमुपतिष्ठते--सिद्धा ०, (यह स्थान वती त्र्से 
कुछ दूरी पर - कम से कम एक दिन यात्रा पर- 
था) तु० न हि देवदत्तः ख्रुध्ने संनिधीयमानस्तदहरेव 
पाटलिपुत्रे संनिधीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रसद्भात 
“>शारी० । 

खुध्ती [ सरुष्न -+-अच्‌+-ङीष्‌ ] सज्जी, रेह । 

खुच्‌ (स्त्री) [ स्रु+-क्विप्‌, चिट आगमः ] लकड़ी का 
बना एक प्रकार का चमचा जिसके द्वारा यज्ञाग्नि में 
धी की आहुति दी जाती हैं, खुवा (प्रायः ढाक या 
खदिर के वृक्षों का बना हुआ)-रघु० ११।२५, मनु० 
५।११७, याञ्च० १।१८३। सम” - प्रणालिका 
चमचे की पनाली । 

खुत्‌ (वि०) [ खु--किविपू, तुक्‌ ] (प्रायः समास के अन्त 
में प्रयुक्त) बहने वाला, गिरने वाला, उडलने वाला 
-स्वरेण तस्याममृतस्ुतेव-कु० १।४, ५, शि० ९।६८। 


स्रुतिः (स्त्री) [ ख्रु+-क्तिन्‌ ] 1. बहना, रिसना, अर्क 
निकालना, टपकना, चूना--कीटक्षतिश्रुतिभिरत्नमि- 
वोद्वमन्तः --मुद्रा० ६।१३, पदं तुषारख्रुतिघौत रक्तम्‌ 
-कु० १५, रघु० १६४४, कि० ५४४, १६२, * 
क्षीरस्रुतिसुरभयः (वाताः) मेघ० १०७ 'रसप्रवहण 
या स्राव' 2. रसस्रवण, राळ 3. धारा । 
ख्रुवः,-वा [ सु+-क, स्त्रियां टाप्‌ च | 1. यज्ञ का चमचा 
2. निर्झर, झरना या प्रपातिका । 
खक्‌ (म्वा० आ०) जाना, गतिशील होना । 
खे (म्वा० पर० स्रायति) 1. उबालना 2. पसीना आना 
| -ऱदे० शे , 
स्रोतम्‌ | स्रु+तन्‌ ] घारा, सरिता । दे० स्रोतस्‌ । 
स्रोतस्‌ (नपुं०) [ स्रु+तसि ] 1. (क) सरिता, धारा 
प्रवाह, जलप्रवाहू--पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र 
सरिताम्‌-उत्तर० २।२७, मनु ० ३।१६३ (ख) धार, 
प्रवाहिणी,-नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे 
-रघु० १।७८, स्रोतसेवोह्ममानस्य प्रतीपतरणं हि 
तत्‌ --विक्रम० २।५ 2. सरिता, नदी, स्रोतसामस्मि 
जाह्लवी-भग० १०।३१ 3, लहर 4. जल 5. शरीरस्थ 
पोषण-तलिका 6. ज्ञानेन्द्रिय -- निगृह्य सर्वस्रोतांसि 
-राम० 7. हाथी की सूंड। सम०--अञ्जनस्‌ 
(स्रोतोञ्जनम्‌) सुरमा,--ईशः सागर,--रन्ध्रम्‌ हाथी 
की सूंड का छिद्र, नथुना - स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं 
दन्तिभिः पीयमानः-मेघ० ४२, (दे० इस परः मल्लि०) 
(श्रोतोरन्ध्र' भी पाठांतर), - बहा नदी- स्रोतोवहां 
पथि निकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान्‌ मृग- 
तृष्णकायाम्‌-श० ६।१५, कार्या सँकतैलीनहंसमिथुना 
स्रोतोवहा मालिनी---६।१६, रघु० ६1५२ । 
स्रोतस्यः { स्रोतस्‌ +-यत्‌ ] 1. शिव का नाम 2. चोर । 


स्रोतस्वती, स्रोतस्विनी [ स्रोतस्‌-|- मतुप्‌ -- (विनि) 
न-डीष्‌, वत्वम्‌ ] नदी । | 
स्व (सावे० वि०) [ स्वन्‌-ड] 1. अपना, निजी, 
(आत्मपरक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त) -स्वनियोगम- 
शून्यं कुरु--श० २, प्रजाः प्रजा: स्वा इव तन्त्रयित्वा 
५५, (इस अर्थ में प्रायः समास में प्रयुक्त-स्वपुत्र, 
स्वकलत्र, स्वद्रव्य) 2. अन्तर्जात, प्राकृतिक, अन्तहित, 
विशेष, अन्तर्जेन्मा- सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति 
स्वामभिख्याम्‌ -मेघ० ८०, श० १।१८, स तस्य 
स्वो भावः प्रक्ृतिनियतत्वादकृतकः--उत्तर० ६।१४ 
3. अपनी जाति से संबंध रखने वाला, अपनी जाति 
का--शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विज्ञः स्मृतेः 
मनु ० ३।१३, ५॥१०४,--स्वः 1. रिश्तेदार, बांघव 
--पंच० २।९६, मनु० २।१०९ 2. आत्मा,--स्वः, 
स्वम्‌ दौलत, सम्पत्ति-जेसा कि 'निःस्व' में । 
सम०-- अक्षपादः न्यायदशेन पद्धति का अनुयायी, 


( ११५६ ) 


~~ अक्षरम्‌ अपना निजी हस्तलेख, - अधिकारः अपना 
निजी कर्तव्य या राज्य--स्वाधिकारात्रमत्त: -- मेघ० 
१, स्वाधिकारभूमौ--श० ७, - अधिष्ठानम्‌ हठयोग | 
में माने हुए छ चक्रो में से एक,- अधीन (वि० 

1. अपने पर आश्रित, आत्मनिर्भर 2. स्वतंत्र 3. अपने 
वश में 4. अपनी निजी शक्ति में--स्वाधीना वचनीय- 
तापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः -मृच्छ० ३1११ | 
“कुशल (वि०) अपनी निजी शक्ति के आघार | 
पर समृद्धिशाली -- स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः | 
““श० ४, “पतिका, - भतुंका वह पत्नी जिसका 
अपने पति पर पूरा नियन्त्रण हो, वह स्त्री 
जिसका पति पत्नी के बस में हो-अथ सा निर्गता 
बाधा राधा स्वाधीनभर्तृका निजगाद रतिक्लान्तं कान्तं 
मण्डनवाञ्छया-गीत०१२, दे० सा० द० ११२, तथा 
मागे,--अध्यायः 1. मन में पाठ करना, मन मन में 
इसके जप करना 2. वेदों का पढ़ना, वैदिक पाठ, अनु- 
भूतिः (स्त्री) आत्म अनुभव 2. आत्मज्ञान - स्वानु- 
भूत्येकसा राय नमः शांताय तेजसे-भर्तु० २1१, -- अन्तम्‌ | 
1. मन,--भामि० ४।५, महावीर ७।१७ 2. कन्दरा, 
--अर्थः अपना निजी हित, स्वार्थ--सर्वः स्वार्थ 
समीहते --शि० २।६५ 2' अपना अर्थ - भामि० 
१।७९ (यहाँ दोनों अर्थ-अभिप्रेत हैं) "अनुमानम्‌ 
निजी अटकल, आगमनात्मक तकं, अनुमानके दो 
मुख्य भेदों में से एक, (दूसरा है 'परार्थानुमान) 
“पण्डित (वि०) 1. अपने निजी कार्यो में चतुर 
2. अपना हितसावन करने में विशेषज्ञ, “पर, “परायण 
(वि०) अपनी स्वार्थ सिद्धि करने पर तुला हुआ, 
स्वार्थी, विधातः अपने उद्देश्य की भग्नाशा, °सिद्धिः 
(स्त्री०) अपना निजी लक्ष्य पुरा करना, - आयत्त 
(वि०) अपने अधीन, अपने पर आश्रित -भतुँ० २।७ 
“इच्छा अपनी अभिलाषा, अपनी रुचि, भृत्युः 
भीष्म का विशेषण,--उदयः, किसी विशेष स्थान 
पर किसी स्वर्गीय पिङ या दिव्य चिह्व का उदय 
होना, -उपथिः अचल ग्रह, - कम्पनः वायु, हवा, 
--कमिन्‌ (वि०) स्वार्थी, - कार्यम्‌ अपना निजी 
कार्य या स्वार्थ,-- गतम्‌ (अव्य०) मन में अपने 
आपको, एक ओर (नाटचभाषा 'में),-- छन्द 
(वि०) 1. अपनी इच्छा रखने वाळा, अनियंत्रित, 
स्वेच्छाचारी 2. जंगली, (-- दः) अपनी निजी इच्छा, 
छाँट कल्पना या मर्जी, स्वतंत्रता, ( - बम्‌) {अव्य०) 
अपनी इच्छा या मर्जी के अनुसार, स्वेच्छाचारिता के 
साथ, स्वेच्छा से-स्वच्छन्दं दलदरविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो 
विदधतु गुज्जितं मिछिन्दाः-भामि० १।५,- ज (वि०) 
आत्मजात, (--जः) 3. पुत्र, बाल 2. स्वेद, पसीना, | 
(-जम्‌) रुधिर, - जनः 1. बंधु, रिश्तिदार-इतः प्रत्या- 


देशात्‌ स्वजनमनुगन्तु व्यवसिता--श० ६1८, पंच० 
१॥५ 2. अपने निजी पुरुष, बंधुबांधव, अपनी गृहस्थी, 
तन्त्र (वि०) आत्माश्चित, अनियंत्रित, आत्मनिभर, 
स्वेच्छायुक्त, (त्रः) अन्धा पुरुष,--देशः अपना देश, 
जन्मभूमि, 'जः “बन्धु अपने देश का आदमी,---धर्सः 
1. अपना घर्म 2. अपना निजी कतंव्य,--मनु० १८८ 
-7९१ 3. विशेषता, अपनी निजी संपत्ति,---पक्षः 
अपना निजी दल, - परमण्डलम्‌ अपना और शत्रु का 
देश, - प्रकाश (वि०) 1. स्वतः स्पष्ट 2. स्वतः चम- 
कदार,--प्रयोगात्‌ (अव्य०) अपने प्रयत्नों के द्वारा, 
-“भट्टः 1. अपना निजी योद्धा 2. शरीर रक्षक,--भावः 
1. अपनी स्थिति 2. अन्तहित या मूलगुण, प्राकृतिक 
संविधान, अन्तर्जात या विशिष्ट स्वभाव, प्रकृति या 
स्वभाव, जैसा कि 'स्वभावो दुरतिक्रम:' में, इसी प्रकार 
कुटिल”, शुद्ध, मुदु"- चपल” कठोर” आदि, ०उक्तिः 
(स्त्री०) 1. स्वतः स्फूर्त प्रकटन 2. (अलं० में) एक 


` अलंकार जिसमें किसी वस्तु का यथावत्‌ या बिल्कुल 


मिलता-जुलता . वर्णन होता है- स्वभावोक्तिस्तु 
डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌--काव्य ० १०, या, नाना- 
वस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्विवृण्वती--काव्या० २८ 
एक सिद्धान्त (यह विश्व, मूलतत्त्वों की अपने अन्त- 
जात गुणों के अनुसार, प्राकृतिक तथा आवश्यक क्रिया 
का परिणाम हे और उसी के द्वारा इसकी स्थिति है, 
इसमें परमात्मा की कोई निमित्तकारणता नहीं), सिद्धः 
(वि०) प्राकृतिक, स्वत:स्फूत: अन्तर्जात,-भूः 1. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण, 
- योनि (वि०) मातृपक्ष का संवंधी (पुं०, स्त्री०) 
उत्पत्तिस्थान, जो स्वयं अपना उत्पत्तिस्थान हो, 
(स्त्री०) कोई बहन या निकटसंबंध वाली कोई स्त्री, 

-रसः 1. प्राकृतिक स्वाद 2. किसी का अपना 
अमिश्रित) रस या काव्यगत रस, आत्मानंद,--राज्‌ 

पुं) परमात्मा,--रूष (वि०) 1. समान, समरूप 
2. सुन्दर, सुहावना, प्रिय 3. विद्वान्‌, समझदार, 
(-पम्‌) 1. अपनी शक्ल या सूरत, प्राकृतिक स्थिति 
या दशा 2. स्वाभाविक चरित्र या रूप, यथार्थ विधान 
3. प्रकृति 4. विशिष्ट उद्देश्य 5. प्रकार, किस्म, जाति, 
“असिद्धिः (स्त्री) तीन प्रकार के हेत्वाभासों में से 
एक, - बश (वि०) 1. स्वनियंत्रित 2. स्वतन्त्र, 
--वासिनो विवाहित या अविवाहित स्त्री जो 
वयस्क होने पर भी अपने पिता के घर ही रहती रहे, 
वृत्ति (वि०) स्वावलम्बी, अपने प्रयत्नों से ही 
जीवनयापन करने वाला,-- संवृत्त आत्मरक्षित, स्व- 
रक्षित,—संस्था अपने विचारों पर डटे रहना 2. आत्म- 
स्थिरता 3. आत्मलीनता,--स्थ (वि०) 1. अपने पर 
डटे रहना 2. स्वाश्रित, स्वावलम्बी, विश्वस्त, दृढ़, 


( ११५७ ) 


पक्का 3. स्वतन्त्र 4. अच्छा करने वाला, स्वस्थ, 
नीरोग, आराम देना, सुखद - स्वस्थ एवास्मि--मा० 
४, स्वस्थे को वा न पण्डितः--पंच० १।१२७, दे० 
'अस्वस्थ' भी 5. सन्तुष्ट, प्रसन्न, (-स्थम्‌) (अव्य०) 
आराम से, सुख पूर्वक, शान्ति से, स्थानम्‌ अपनी 
जन्मभूमि, अपना निजी आवास स्थल --नक्र: स्वस्थान- 
मासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति--पंच० ३।४६,--हस्त 
अपना निजी हाथ या लिखाई, आत्मलेख, दे० “हस्त के 
अन्तर्गत, हस्तिका कुल्हाडी,-हित ( वि० ) अपने 
लिए हितकर, ( -तम्‌ ) अपना निजी लाभ, अपना 
कल्याण । 

स्वक (वि) | स्व-अकच्‌ ] अपना निजी, अपना । 

स्वकीय (वि०) [ स्वस्य इदम्‌-स्व+-छ, कुक्‌ आगमः ] 
1. अपना निजी, अपना 2. अपने परिवार का । 

स्वङ्ग (भ्वा० पर० स्वङ्गति) जाना, हिलना-जुलना । 

स्वद्कः | स्वङ्ग्‌+-घञ््‌ ] आलिंगन । 

स्वच्छ (वि०) | सुष्ठु अच्छः-प्रा० स० ] 1. अत्यन्त 
साफ, पारदर्शी, विशुद्ध, उज्ज्वल, अल्पपारभासी 
-स्वच्छस्फटिक, स्वच्छ मुक्ताफलम्‌-आदि 2. सफेद 
3. सुन्दर 4. स्वस्थ, - च्छः स्फटिक,--च्छम्‌ मोती । 
सम०--पत्रम्‌ तालक, सेलखड़ी,--बालुकम्‌ विशुद्ध 
खड़िया,--मणिः स्फटिक । 

स्वञ्ज्‌ (भ्वा० आ० वञ्जते; इकारान्त उकारान्त उपसर्गो 
के पश्चात्‌ स्वञ्ज के स्‌ को ष्‌ हो जाता है) 1. आलि- 
गन करना, कौली भरना-_कयाचिदाचुम्ब्य चिराय 
सस्वजे--भामि० २।१७८, पर्यश्रुरस्वजत मूध्नि चोप- 
जघ्रौ--रधु० १३।७० 2. घेरना, मरोड़ना, परि--, 
आलिंगन करना--बत्से परिष्वजस्व मां सखीजनं च 
- श० ४, भामि० २१७८ । 

स्वठ्‌ (चुरा? उभ० स्व (स्वा) ष्यति-ते) 1. जाना 
2. समाप्त करना । 

स्वतस्‌ (अव्य०) | स्व+-तसिल्‌ ] अपने आप, स्वयम्‌ 
(निजवाचक के अर्थ में प्रयुक्त) । 

स्वत्वम्‌ | स्व--त्व | 1. अपनी विद्यमानता 2. स्वामित्व, 
स्वामित्व के अधिकार । 

स्वद्‌ 1 (म्वा० आ स्वदते, स्वदित) 1. पसन्द किया 
जाना, मधुर होना, स्वाद में रुचिकर होना (संप्र० 
के साथ) यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः--काशिका, अपां हि 
तुप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा 
-जै० ३।९३, सस्वदे मुखसुरं प्रमदाभ्यः - शि० १०। 
२३ 2. स्वाद लेना, रस लेना, खाना 3. प्रसन्न करना 
4. मधुर करना । 
मं (चुरा० उभ० या प्रेर० स्वादयति-ते) 1. चखाना, 
खाना 2. रस लेना 3. मधुर करना, आ--1. चखना, 
खाना ( अलं० से भी )--पपावनास्वादितपूर्वंमा- 


शुगः--रघु० ३।५४ 2. उपभोग करना --मेघ० 
८७॥ 

स्वदनम्‌ [ स्वद्‌--ल्युट्‌ ] चखना, खाना । 

स्वदित (भू० क० कु०) [ स्वद--क्त | चखा गया, खाया 
गया, - तम्‌ उद्गार विशेष जो श्राद्ध में पितरों को 
पिंडदान करने के पश्चात्‌ उच्चारित होता हैँ और 
जिसका अथे है भगवान्‌ करे. यह पदार्थ आपको अच्छा 
लगे, स्वादिष्ट लगे'- -मनु० ३३२५१, २५४ । 

स्वघा [स्वद्‌--आ, पुषो० दस्य घः] 1. अपना निजी 
स्वभाव या निश्चय, स्वतः स्फूर्तता 2. मृत पूर्वपुरुषों 
--पितरों--को प्रस्तुत की गई हवि की आहुति 
--स्वधासंग्रहतत्पराः-- रघु० १1६६, मनु० ९1१४२, 
याज्ञ १1१०२ 3. मूर्त पितरों को प्रस्तुत किया 
भोजन 4. अन्न या आहुति 5. माया या सांसारिक 
भ्रम, अव्य० - पितरों के सम्मुख आहुति प्रस्तुत करते 
समय उच्चरित उद्गार, (संप्र के साथ) पितृम्यः 
स्वघा - सिद्धा० । सम० कर (वि०) पितरों के 
निमित्त आहुति देने वाला, - कारः 1. 'स्वधा' नाम 
का शब्दं--पूतं हि तद्गृहं यत्र स्वधाकारः प्रवर्तते, 
- प्रियः अग्नि, आग,--भुज्‌ (पुं) 1. मृत या देवत्व 
को प्राप्त पूर्वपुरुष 2. देवता, देव । 

स्वधितिः (पुं०, स्त्री०) स्वघिती [स्वधा,+- क्तिच्‌, स्त्रियां 
ङीष्‌ च] कुल्हाड़ी । 

स्वन्‌ (म्वा० पर० स्वनति) 1. शब्द करना, कोलाहल 
करना,-पूर्णाः पेराइच्‌ 2 खाव १४३, वेणवः 
कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता: -- अमर० 2. गाना, 
प्रेर० (स्वनयति-ते) 1. गुंजाना 2. शब्द करना 
3. अलंकृत करना (इस अथे में 'स्वानयति') । 

स्वनः [स्वन्‌+-अप्‌] शब्द, कोलाहल--शिवाघोरस्वनां 
पश्चाद्‌ बुबुधे विकृतेति तामू--रघु० १२1३९, शंख- 
स्वनः आदि । सम० -उत्साहः गेंडा । 

स्वनिः [स्वन्‌-- इन्‌] ध्वनि, कोलाहल । 

स्वनिक (वि०) [स्वन--ठक ध्वनि करने वाला--जैसा 
कि 'पाणिस्वनिक: (जो अपने हाथों से तालियाँ 
बजाता हैं) में । 

स्वनित (भू० क० कृ०) [स्वन्‌ +क्त] ध्वनित, शब्दाय- 
मान, क्रोलाहल करने वाला, तस्‌ बिजली का शोर, 
बिजली की गड़गड़ाहट, तु० स्तनित' । 

स्वप्‌ (अदा० पर० स्वपिति, सुप्त, भाववा० सुप्यते, इच्छा ० 
सुषुप्सति) (कभी-कभी म्वा० उभ० स्वपति-ते) 
सोना, नींद आ जाना, सोने जाना--असंजातकिण- 
स्कन्धः सुखं स्वपिति गोगंडि:--काव्य० १०, इतः 
स्वपिति केशवः भर्तृ० २।७६ 2. तकिये का सहारा 
लेना, विश्राम करना, लेटना, आराम करना 3. तल्लीन 
होना--भामि० ४।१९, प्रेर० (स्वापयति-ते} सुलाना, 


( ११५८ ) 


सोने के लिए थपथपाना, अव--नि,--प्र,--सम्‌ 
सोना, लेटना -प्रसुप्तलक्षण: -- मा० ७, कु० 
रघु० ११।४। 


स्वप्नः [स्वप्‌ J-नक्‌| 1. सोना, नींद अकाले बोधितो 


आता ब्रियस्वप्तो वृथा भवान्‌-रघु० १२।८१, 
७1६१, १२।७० 2. स्वप्न, ख्वाब, सुपना आना 
--स्वप्नेन्द्रजालसदृशः खलु जीवलोकः --शान्ति० २1३, 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु-श० ६।९, रघु ० १०।६० 
3. शिथिलता, आलस्य, तन्द्रा । सम०-_ अवस्था 
सुपने की दशा, उपस (वि०) 1. सुपने से मिलता 
जुलता 2. अवास्तविक या (भ्रमात्मक स्वप्न की भांति) 
--केर,--कत्‌ (वि०) निद्रा लाने वाला, निद्राजनक, 
आस्वापक, गृहम्‌,--निकेतनम्‌ सोने का कमरा, 
शयनकक्ष, -- दोषः स्वप्नावस्था में होने वाला शुक्रपात, 
~-धीगस्य (वि०) निद्रा जैसी अवस्था में केवल बुद्धि 
द्वारा अनुभूत होने वाला--मनु० १२।१२२,-- प्रपञ्चः 
निद्रावस्था में भ्रम, स्वप्न में प्रकट होने वाला संसार, 
--विचारः स्वप्नों की व्याख्या,-- शील (वि०) जिसे 
नींद आ रही हो, निद्राळू, ऊंघने वाला,-सुष्टिः 
(स्त्री०) स्वप्नों की रचना, निद्रावस्था में भ्रम । 


स्वप्तज्‌ (वि०) [स्वप्‌ +-नजिङ्‌] निद्रालु, सोने वाला, 


ऊंघने वाला ! 


स्वयम्‌ (अव्य०) [सु-अय्‌+-अम्‌] 1. आप, अपने आप 


(निजवाचकता के रूप में प्रयुक्त तथा प्रत्येक पुरुष में 
व्यवहार्यं यथा में स्वयं, हम स्वयं, वह स्वयं-आदि, 
कभी कभी बळ देने के लिए और सवंनामों के साथ प्रयुक्त) 
विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्‌ --कु० २।५५ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌-सुभा०, 
रघु० १।१७, २।५६, मनु० ५।३९ 2. आत्मस्फूतं 
अपने आप, अनायास, बिना किसी कष्ट या चेष्टा के, 
स्वयमेवोत्पद्यन्त एवंविधाः कुलपांशवो निःस्नेहाः पशवः 
--का० । सम०--अजित (वि०) आत्माजित,-उक्तिः 
(स्त्री) 1. ऐच्छिक प्रकथन 2. सूचना, अभिसाक्ष्य 
(विबि में), ग्रहः बलात्‌ ग्रहण कर लेना, - ग्राह 
(वि०) एच्छिक, स्वयं चुन लेने वाला, (-हः) स्वयं 
चुन लेना, आत्मचुनाव -कु० २।७, गा० ६।७,--जात 
(वि०) जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो,-- वत्त 
(वि०) अपने आप दिया हुआ, (-त्तः) वह लड़का 
जिसने अपने आपको दत्तक पुत्र बनने के लिए दत्तक- 
ग्राही माता पिता को दे दिया, हिन्दू धमं शास्त्र में 
वणित बारह पुत्रों में से एक,--भुः ब्रह्मा का नाम 
—शम्भुस्वयम्भुहरयो हरिणेक्षणानां येनाक्रियन्त सततं 
गृहकर्मदासाः भर्तृ० १।१,--भुवः 1. प्रथम मनु 
2. ब्रह्मा का नाम 3. शिव का नाम,--भू (वि०) 
आप ही आप उत्पत्र होने वाला, (-भूः) 1. ब्रह्मा का 


नाम 2. विष्णु का नाम 3. शिव का नाम 4. मूतं 'काल' 
का नाम 5. कामदेव का नाम,-- वरः अपनी छाँट, 
(दुलहिन द्वारा अपने वर का) अपने आप चुनाव, 
इच्छानुरूप विवाह,--बरा वह कन्या जो अपने पति 
का आप चुनाव करती हूँ । 


स्वर्‌ (चुरा० उभ० स्वरयति-ते) दोष निकालना, कलंक 


लगाना, बुरा भला कहना, निदा करना । 


स्वर्‌ (अव्य०) [स्वृ ‡-विच्‌] 1. स्वर्गं, वैकुण्ठ जैसा कि 


“स्वर्लोक, स्वर्वेश्या में 2. इन्द्र का स्वर्ग और मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुण्यात्माओ का अस्थायी आवास 3. आकाश, 
अन्तरिक्ष 4. सूर्यं और धूवतारे के बीच का रिक्त 


स्थान 5. तीनों व्याहृतियों मे तीसरी जिसका उच्चा- 


रण प्रत्येक ब्राह्मण अपनी दैनिक प्रार्थना में करता है, 
दे० “व्याहृति' । सम०--आपगा - गंगा 1. गंगा की 
स्वर्ग में बहने वाली धारा, मंदाकिनी 2. आकाशगंगा, 
छायापथ,- --गतिः (स्त्री) - गमनम्‌ 1. स्वगं में 
जाना, भावी आनंद 2. मृत्युः, - तरुः (स्वस्तरुः) स्वगं 
का एक वृक्ष, - दृश्‌ (पुं) 1. इन्द्र का विशेषण 
2. अग्नि का विशेषण 3. सोम का विशेषण,--नदी 
(स्वणंदी) आकाशगंगा,--मामवः एक प्रकार का 
मूल्यवान्‌ पत्थर,--भानुः राहु का नाम--तुल्येऽपराधे 
्वर्भानुर्भानुमन्तं चिरेण यत्‌ । हिमांशुमाशु ग्रसते 
तन्न्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌ -शि० २।४९, सुदनः सूर्य, 
~मध्यम्‌ आकाश का मध्य बिन्दु, ऊर्ध्वे विदु,-लोकः दिव्य 
जगत्‌, स्वर्गलोक, वधूः (स्त्री) दिव्य कन्या, अप्सरा, 
~ वापी गंगा,--वेइया स्वर्ग की गणिका, दिव्य परी, 
अप्सरा, - बैद्य (पुं०, द्विश व०) दो अश्विनीकुमारों 
का विशेषण, षा 1. सोम का विशेषण 2. इन्द्र के 
वज्र का विशेषण,--सिन्धु = स्वर्गगा । 


स्वरः [स्वर्‌+-अच्‌, स्वृ--अप्‌ वा] 1. शब्द, कोलाहल 


2. आवाज -- स्वरेण तस्याममृतस्रुतेव प्रजल्पितायाम- 
भिजातवाचि कु० १।४५ 3. संगीत के सुर, ध्वनि, 
लय (सुर सात हैं निषादषंभगान्धारषड्जमध्यम- 
धेवता: । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः 
र्‍णअमर०) 4. सात की संख्या 5, स्वर अक्षर 
6. स्वराघात (यह गिनती में तीन हैं... उदात्त, अनु- 
दात्त और स्वरित) 7. श्वासवायु 8. खुरटि भरना 1 
सम० - अंशः आधा या चौथाई स्वर (संगीत० में), 
- अन्तरम्‌ दो स्वरों के उच्चारण के बीच का अव- 
काश, क्रमभंग,--उदय (वि०) जिसके बाद स्वर हो, 
~ उषध (वि०) जिसके पूर्व स्वर हो, प्रामः सरगम, 
स्वरसप्तक, स्वरों का समूह,--बद्ध (वि०) ताल 
स्वर में बंधा हुआ गाना, भक्तिः (स्त्री०) र्‌ और 
ल्‌ के उच्चारण में अन्तनिविष्ट स्वर की ध्वनि जब 
इन अक्षरों के पश्चात्‌ कोई ऊष्मवर्ण या कोई अकेला 


( ११५९ ) 


व्यंजन हो (उदा० वर्ष का उच्चारण 'वरिप' हँ), 

भङ्ग: 1. उच्चारण को अस्पष्टता, टूटा हुआ उच्चा- 
रण, आवाज का बेठ जाना,--मण्डलिका एक प्रकार की 
वीणा, लासिका वांसुरी, मुरली, शून्य (वि०) 
संगीतसुरों से रहित, बेसुरा, संगीत के ताल सुरों से 
हीन, संयोग: 1. स्वरों का मिल जाना 2. ध्वनि 
या स्वरों का मेल--अर्थात्‌ आवाज-अन्य एवैष 
स्वरसंग्रोग:--मृच्छर १।३, उत्तर» ३, पण्डित 
कौशिक्या इव स्वरसंयोगः श्रूयते. -मालबि० ५, 
सङ्क्रमः 1. सुरों के उतार-चढ़ाव का क्रम -तं तस्य 
स्वरसङक्रमं मृदुगिरः श्लिष्टं च तन्त्रीस्वनम्‌ --मुच्छ० 


३।५ 2. सरगम, -सन्धिः स्वरों का मेल, - सामन्‌ 
(पुं, ब० व०) यज्ञीय सत्र में विशेष दिन के 
विशेषण । 


स्वरवत्‌ (वि०) [ स्वर)-मतुप्‌ ] 1. ध्वनियृक्त, निनादी 
2. सुरीला 3. स्वरविषयक 4. स्वराघात से युक्त, 
सर्वर । 


स्वरित (वि०) [ स्वरो जातोऽस्य इतच्‌ ] 1. ध्वनियृक्त 
2. ध्वनित, स्वर के रूप में बोला गया 3. उच्वरित 
4. स्वरित उच्चारणचिह्न से युक्त,-तः उदात्त (ऊचे) 
और अनुदात्त (नीचे) के बीच का स्वर -समाहारः 
स्वरितः -- पा० १।२।३१, दे० इस पर सिद्धा० । 

स्वरः [ स्वृ ‡-उ ] 1. धूप 2. यज्ञीयस्तम्भ का एक 
अंश 3. यज्ञ 4. वस्त्र 5. बाण । 

स्वरस्‌ (पुं०) [ स्वृ-उस्‌ ] वज्र । 

स्वर्गः | स्वरितं गीयते--गं यक, सु+-ऋगन्‌-घञ्ञ्‌ ] 
वैकुंठ, इन्द्र का स्वर्ग, वहिश्त--अहो स्वर्गादधिकतरं 
निर्वृ तिस्थानम्‌-श० ७। सम०-आपगा स्वर्गीय गंगा, 
--ओकस्‌ (पु०) सुर, देव, -गिरिः स्वर्गीय पहाड़, 
सुमेरु, -द, --प्रद (वि०) स्वर्ग में प्रवेश दिलाने 
वाला,--द्वारस्‌ स्वर्ग का दरवाजा, वैकुंठ का 
दरवाजा स्वर्ग में प्रवेश  स्वगंद्रारकप!टपाटनपटुधे- 
मोऽपि नोपाजितः--भर्तृ० ३।१०, - षतिः, -_ भतं 
(पुं०) इन्द्र,-- लोकः 1. दिव्य प्रवे्च 2. वेकृठ,-वधूः, 
-स्त्री (स्त्री०) दिव्य बाला, स्वर्ग की परी, अप्सरा 
-स्वर्गस्त्रीणां परिष्वङ्गः कथं मर्त्यंन छभ्यते,-साधनम्‌ 
स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय । 

स्वगिन्‌ (पुं०) [ स्वर्गोऽस्त्यस्य भोग्यत्वेन इनि ] 1. सुर, 
देव, अमर, -त्वमपि विततयज्ञः स्वगणः घ्रीणयालम्‌ 
श० ७।३४, मेघ० ३० 2. मृतक, मरा हुआ पुरुष। 

स्वर्गीय, स्वग्यं (वि०) [ स्वर्ग +-छ, यत्‌ वा | 1. स्वर्ग 
का, दिव्य, देवी 2. स्वर्ग को ले जाने बाला, स्वर्ग में 
प्रवेश दिलाने वाला मनु० ४1१३, ५४८ । 

स्वर्णम्‌ [ सुष्ठु अर्णो वर्णो यस्य ] 1. सोना 2. सोने का 
सिक्का । सम० . अरिः गंघक,-कणः, -- कणिका सोने 


के दाने, काय (वि०) सुनहरी शरीर वाळा, (--यः) 
गरुड़ का नाम, कारः सुनार,--गेरिकम्‌ गेरु, लाल 
खड्या, चूडः 1. तीलकंठ 2. मुर्गा,- जम्‌ रांगा, 
दीधितिः अग्नि, पक्षः गरुड, - पाठकः सुहागा, 
--पुष्पः चम्पक वृक्ष, ` - बंधः सोना गिरवी रखना, 
-भृङ्कारः स्वर्णपात्र, माक्षिकम्‌ सोनामकखी नाम का 
एक खनिज पदार्थ, -रेखा, लेखा सोने की लकीर, 
--वणिज्‌ ( पुं) 1. सोने का व्यापारी 2. सर्राफ़, 
--वर्णा हल्दी । 

स्वदे, (भ्वा० आज स्वदते) चखना, स्वाद लेना ! 

स्वल्‌ (म्वा० पर० स्वलति) जाना, हिलना-जुलना । 

स्वल्प (वि०) [ सुष्ठु अल्पं - प्रा० स०, म० अ० स्वल्पी- 
यस्‌, तथा उ० अ० स्वल्पिष्ठ [ 1. बहुत छोटा या 
थोड़ा, सूक्ष्म, निरर्थक 2. बहुत कम । सम०-आहारः 
(वि०) बहुत कम खाने वाला, संयमी, मिताहारी, 
--कङ्क चील का एक भेद बल (वि०) अत्यंत 
दुर्बल या कमजोर,--विषथः 1. नगण्य बात 2. छोटा 
भाग--व्ययः अत्यन्त कम खर्च, दरिद्रता,--क्लीड 
(वि०) बहुत कम लज्जा वाला, बेशमे, निलंज्ज, 
-- शरीर ( वि०) बहुत छोटे कद का, ठिंगना । 

स्वल्पक ( वि० ) [ स्वल्प-कन्‌ ] बहुत थोड़ा, बहुत 
छोटा, बहुत कम । 

स्वल्पीयस्‌ (वि० ) [ स्वल्प-{-ईथसुन्‌ 'स्वल्प' की म० 
अ० ] बहुत कम, अपेक्षाकृत छोटा, अपेक्षाकृत 
सूक्ष्म । 

स्वल्पिष्ठ (वि०) [ स्वल्प{-इष्ठन्‌, 'स्वल्प' की उ० 
अ० ] अत्यन्त कम, सबसे छोटा, अत्यन्त सूक्ष्म । 

स्वशुरः [==श्वशुरः ] अपने पति या पत्नी का पिता, 
श्वसुर, तु० 'इवशुर' । 

स्वस (स्त्रीश) [सूञ-अस्‌+-वःन्‌ | बहन, भगिनी 
—स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव 
- रघु० ७।१,२० | 

स्वसृत्‌ (वि० ) [ स्व--सु--क्विप्‌ ] अपनी इच्छानुसार 
जाने या चळने-फिरने वाला । 

स्वस्क्‌ (स्वा० आ० स्वस्कते) दे० 'ष्वक' । 

स्वस्ति (अव्य०) [ सु+अस्‌ +क्तिचू, वा अस्तीति 
विभक्तिरूपकम्‌ अव्ययम्‌, प्रा” स० ] अव्यय, इसका 
अर्थं है क्षेम, कल्याण हो' आशीर्वाद, जय जयकार, 
जाते समय की नमस्ते (संप्र० के साथ) स्वस्ति भवते 
- श० २, स्वस्त्यस्तु ते रघु० ५१७ (प्रायः अक्ष- 
रारम्भ में प्रयुक्त) । सम०--अथनम्‌ 1. समृद्धि के 
दिलाने वाला उपाय 2. मन्त्र पाठ या प्रायश्चित्त 
द्वारा पाप को हटाना 3. दान स्वीकार करने के बाद 
ब्राह्मण का धन्यवाद करना-- प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं 
प्रयृज्य--रघु० २।७०, ` दः, भावः शिव का विशे- 


( ११६० ) 


पण, मुखः 1. पत्र 2. ब्राह्मण 3. बन्दी, स्तुति | 
~वाचनम्‌, - वाचनकम्‌, वाचनिकम्‌ 1. यज्ञ या कोई 
मांगलिक कार्य आरम्भ करते समय किया जाने वाला 
एक धार्मिक कृत्य 2. फूलों द्वारा आशीर्वाद या बधाई 
देने का विशेष कर्म, वाच्यम्‌ बधाई, आशीर्वाद । 

स्वस्तिकः [ स्वस्ति शुभाय हितं क ] 1. एक मंगल चिल्ल 
जो किसी शरीर या पदार्थं पर बनाया जांता है 
(धु) 2. कोई मंगलद्रव्य 3. चार मार्गों का मिलना 
4. भुजाओं को व्यत्यस्त रूप से छाती पर रखना 
जिससे कि एक व्यत्यस्त (2८) चिह्न बने - स्तन- 
विनिहितहस्तस्वस्तिकाभिवंधूभिः -मा० ४१०, शि० 
१०।४३ 5. एक विशेष शक्ल का महल 6. चौराहे से 
बना हुआ एक त्रिभुजाकार चिह्न 7. एक तरह का 
पिष्टक 8. विषयी, व्यभिचारी 9. लहसुन, कः, - कम्‌ 
1. एक विशेष रूप का मन्दिर या भवन जिसके सामने 
चबूतरा बना हो 2. एक योगासन । 

स्वस्रीयः, स्वस्रेयः [ स्वसृ+-छ, ढक्‌ वा ] भानजा, बहन 
का पुत्र । 

स्वस्रीया, स्वस्नेयी [ स्वस्रीय--टाप्‌, स्वस्रेय --डीप्‌ ] 
भानजी, बहन की पुत्री । 

स्वागतम्‌ [ सु+-आ-+ गम्‌ +-क्त ] शुभागमन, सुखद 
अगवानी (मुख्यतः संप्र० में रक्‍ख हुए व्यक्ति को 
अभिवादत करने में प्रयुक्त) - स्वागतं देव्यै 
--माळवि० १, (तस्मै) प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं 
स्वागतं व्याजहार -मेघ० ४, स्वागतं स्वानधौकारान्‌ 
प्रभावेरवलम्ब्य वः । युगपद्‌ युगबाहुभ्यः प्राप्तेभ्यः 
प्राज्यविक्रमाः -कु० २।१८। 

स्वाङ्कुकः [ स्वा छू--ठक | ढोल बजाने वाला । 

स्वाच्छन्द्यम्‌ [ स्वच्छन्दस्य भावः ष्यञ्ञ्‌ ] अपनी इच्छा के 
अनुसार कार्य करने की शक्ति, स्वच्छंदता, स्वतन्त्रता 
_कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते - मनु० 
२।३१ (स्वाच्छन्द्येन, स्वाच्छन्द्यतः जानवूझ कर, 
स्वेच्छा से) । 

स्वातन्त्र्यम्‌ [स्वतन्त्र 1-ष्यडा,] इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता, 
स्वाघीनता,--न स्त्री स्वातन्त्यमहेति - मनु ९३, न 
स्वातन्त्र्यं क्वचित्‌ स्त्रिया: - याज्ञ० १।८५। 

स्वातिः,-तो (स्त्रीश) [ स्व {-अत्‌+इन्‌, पक्षे ङीष्‌ ] 
1. सूर्य की एक पत्नी 2. तलवार 3. शुभ नक्षत्रपुंज 
4. पन्द्रहवां नक्षत्र जो शुभ माना गया हूँ `: स्वात्यां 
सागरशुक्तिसम्पुटगतं सन्मौक्तिकं जायते-भतृं० २1६७) 
सम० ` योगः स्वाती का (चन्द्रमा के साथ) योग। 

स्वाद्‌ दे० 'स्वद्‌’ ! 

स्वादः, स्वादनम्‌ [ स्वद्‌ (स्वाद्‌) +-घञ्य्‌ , ल्युट्‌, वा ] 
1. मजा, रस 2. चखना, खाना, पीना 3. पसन्द 
करना, मजे लेना, उपभोग करना 4. मधुर करना । 


स्वादिमन्‌ (पुं ) [ स्वाद+-इमनिच्‌ | सुस्वादुता, माधुयं । 

स्वादिष्ठ (वि०) [ स्वादु--इष्ठन्‌, 'स्वादु' की उ० अ० ] 
अत्यन्त मधुर, सबसे मीठा - कि स्वादिष्ठं जगत्यस्मिन्‌ 
सदा सद्धि: समागमः | 

स्वादीयस्‌ (वि०), [स्वादु +-ईयसुन्‌, 'स्वादु' की म० अ०] 
अपेक्षाकृत अधिक मीठा, बहुत मधुर--काव्यामृतरसा- 
स्वादः स्वादीयानमृतादपि । 

स्वादु (वि०) (स्त्री०-बु,-द्वी) [ स्वद्‌+उण्‌, म० अ० 
स्वादीयस्‌, उ० अ० स्वादिष्ठ ] 1. मधुर, सुहावना, 
चखने में अच्छा, ज़ायकेदार, मजेदार, रुचिकर, मीठा 
"तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सुरभि 
भर्तृ ३।९२, मेघ० २४ 2. सुखद, रुचिकर, 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर (पुं) मधुररस, स्वाद की 
मिठास, मज़ा 2. शीरा, राब, (नपुं०) माधुर्य, मजा, 
रस -कविः करोति काव्यानि स्वादु जानाति पण्डितः 
--सुभा०,-द्रूः (स्त्रीश) अंगूर) सम०- अन्नम्‌ 
मीठा या चुना हुआ भोजन, स्वादिष्ट खाद्य, पक्वान्न, 
“अम्ल: अनार का पेड़,--खण्डः 1. किसी मीठी 
चीज का टुकड़ा 2. गुड़, राब,--फलम्‌ बेर, बदर, 
--मूलम्‌ गाजर, -रसा 1. द्राक्षा 2. शतावरी पौधा 
3. काकोली मूल 4. मदिरा 5. अंगूर, --शुद्धम्‌ 1. सेधा 
नमक 2. समुद्री नमक। 

स्वाद्वी [स्वादु+-डीप्‌] द्राक्षा, अंगूर । 

स्वानः [स्वन्‌+-घञ्ग्‌ ] ध्वनि, कोलाहल । 

स्वापः [स्वप्‌ +-घञा | 1. निद्रा, सोता - उत्तर» १।३७, 
2. सुपना आना, स्वप्न 3. निद्रालुता, ऊंघना, आलस्य 
4. लकवा, कम्पवायु, सुन्न हो जाना 5. किसी एक 
नाड़ी पर दबाव से अस्थायी या आंशिक असवेद्यता, 
जड़ता । 

स्वापतेयम्‌ [स्वपतेरागतं ढडा.] धन, दौलत, सम्पत्ति-स्वा- 
पतेथकृते मर्त्याः कि कि नाम न कुवंते - पंच० २।१५६, 
शि० १४९ । 

स्वापदः दे० 'शवापद' । 

स्वाभाविक (वि०) (स्त्री ०-को) [्विभावादागत:-ठञ्ञ्‌] 
अपनी निजी प्रकृति से संबद्ध, अन्तर्जात, अन्तहित, 
विशेष, प्राकृतिक--स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनय- 
कमेणा । मुमूर्च्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजाम्‌ 

-रघु० १०७९, ५।६९, कु० ६७१, काः (पृ, 

ब० व०) बौद्धों का एक सम्प्रदाय जो सभी वस्तुओं 
को प्रकृति के नियमानुसार बनी मानते हे । 

स्वामिता,-त्वम्‌ [स्वामि +-तल्‌-टाप्‌, त्व वा] 1. मालिक- 
पना, प्रभुत्व, मिल्कियत के अधिकार 2. एकायत्तता, 
प्रभृता । 

स्वामिन्‌ (वि०) (स्त्री०- नी) [स्व-अस्त्यर्थे-मिनि, दीर्धः] 
एकामत्त अधिकारों से युक्त -(पुं०) 1. स्वामी, 


( ११६१ ) 


मालिक, 2. प्रभु, स्वत्वाधिकारी --रधुस्वामिनः | 
रित्रं--विक्रमांक० १८1१०७ 3. प्रभु, राजा, नरेश 
4. पति 5. गुरु 6. विद्वान्‌ ब्राह्मण, अत्यन्त ऊंचे दर्ज 
का थामिक पुरुष या संन्यासी (इस अर्थ में यह शब्द 
प्रायः नाम के साथ जुड़ता हूँ) 7. कातिकेय का 
विशेषण 8. विष्णु का विशेषण 9. शिव का विशेषण 
10. वात्स्यायन मुनि का विशेषण 11. गरुड़ का 
विशेषण । सम० - उपकारकः घोडा, - कार्यम्‌ किसी 
राजा या प्रभु का कार्य, - पाल (पुं०, द्वि० व०) 
(पशुओं का) मोलिक और रखवाला-मनु० ८1५, 
भावः मालिक या प्रभु की अवस्था, मालिकपना, 
--वात्सल्यम्‌ पति या स्वामी के लिए स्नेह,-सख्भाव: 
1. मालिक या प्रभु की सत्ता 2. मालिक या प्रभु 
की अच्छाई,- सेबा 1. स्वामी या मालिक की सेवा, 
टहल 2. पति का आदर, सम्मान । 


स्वाम्यम्‌ [स्वामिन्‌ 4 ष्यज्ञ ] 1. स्वामित्व, प्रभुता, मालिक- 
पन! 2. संपत्ति का अधिकार या हक़ 3. राज्य, सर्वो- 
परिता, शासन । 

स्वायंभुव (वि०) (स्त्री०-बो) [स्वयंभू--अण्‌] 1. ब्रह्मा 
से सम्बन्ध रखने वाला--कु० २।१ 2. ब्रह्मा से 
उत्पन्न, -व: प्रथम मनु का विशेषण (क्योंकि वह 
ब्रह्मा का पुत्र था) । 

स्वारसिक (वि०) (स्त्री०-की) [स्वरस--ठक्‌] अन्तर्वतीं 
रस या माधुर्य से ओतप्रोत (काव्यरस) । 

स्वारस्यम्‌ [स्वरस -{-ष्यञ्ग्‌ ] 1. स्वाभाविक रस या श्रेष्ठता 
का रखने वाला 2. लालित्य, योग्यता । 

स्वाराज्‌ (१०) [स्व+- राज्‌-क्विप्‌] इन्द्र का विशेषण । 

स्वाराज्यम्‌ [स्वराज-)-ष्यका ] 1. स्वर्ग का राज्य, इन्द्र 
का स्वर्ग 2. स्वप्रकाशमान ब्रह्मा से तादात्म्य । 

स्वारोचिवः, स्वारोचिस्‌ (पुं ) [स्वरोचिषः अपत्यम्‌ +-अण्‌] 
द्वितीय मनु का नाम--दे० 'मनु' के अन्तर्गत । 

स्वालक्षण्यम्‌ [स्वरूक्षण--ष्यञ्ञ्‌ ] विशेष लक्षण, स्वाभा- 
विक अवस्था, खासियत, मनु ९।१९। 

स्वाल्प (वि०) (स्त्री०-ल्पी) [स्वल्प+-अण्‌] 1. थोड़ा, 
छोटा 2. कुछ, कम, - ल्पम्‌ 1. थोड़ापन, छुटपन 
2. संख्या का छोटापन । 

स्वास्थ्यम्‌ [स्वस्थ+- ष्यञ्‌] 1. आत्मनिर्भरता, स्वाश्रयता 
2. साहस, कृतसंकल्पता, दिलेरी, दृढ़ता 3. तन्दुरुस्ती, 
नीरोयता 4. समृद्धि, कुशलक्षेम, सुखर्चत 5. आराम, 
संतोष, हिम्मत लब्धं मया स्वास्थ्यम्‌ श० ४। 

स्वाहा [सु--आ+-ह्वे+डा] 1. सभी देवताओं को बिना 
किसी विचार के दी जाने वाली आहुति 2. अग्नि 
की पत्नी का नाम ( अव्य० ) देवताओं के उद्देश्य 
से आहुति देते समय उच्चारण किया जाने वाला 
शब्द --इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा । सम०-कारः 


१४६ 


स्वाहा शब्द का उच्चारण करना--स्वाहास्वघाकार- 
विवजितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि,--पत्तिः, 
- प्रियः आग,--भुज्‌ (पुं) सुर, देव । 

स्विद्‌ (अव्य०) [ स्विद्‌--क्विप्‌ ] प्रश्नवाचक या पृच्छा- 
परक निपात, प्रायः 'सन्देह' 'आश्चयं' को प्रकट करता 
है, इसका अर्थे है क्या हे 'ए' हा, ओ, हो' की 
ध्वनि क्या ऐसा हो सकता है' आदि; इस अर्थ में 
तथा अनिश्चयार्थ प्रकट करने के लिए इसे प्रश्नवाचक 
सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता हुँ कास्विदव- 
गुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावंण्या - श० ५१३, 
मेघ० १४, कभी कभी यह पृथक्‌ रूप से 'या' और 
'अथवा' अथं को प्रकट करता हूँ; कभी कभी 'नु' 'उत' 
और 'वा' के साथ जुड़कर; दे० कि० ८।३५, १२। 
१५, १३।८, १४।६०, 'आहो' के साथ भी । 

स्विद्‌ । (दिवा० पर० स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न) 
स्वेद आना, पसीसा आना - स्विद्यति कूणति वेल्लति 
--काब्य० १०, उत्तर० ३।४१, कु० ७।७७, मा० 
१।३५, स त्वां पश्यति कंपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 

गीत० ११। 

1 (स्वा० आ० स्वेदते, स्विन्न या स्वेदित) 1. मालिश 
किया जाता 2. चिकनाया जाना 3. विक्षुन्ध होना 
—प्रेर० (स्वेदयति: -ते) 1. पसीना लाना 3. गरम 
करना । 

स्वीकरणम्‌, स्वीकारः, स्वीकृतिः [स्व +-च्वि+-कृ-ल्युट्‌ 
(घज,, क्तिन्‌.वा) ] 1. लेना, ग्रहण करना 2. हामी 
भरना, सहमत होना, प्रतिज्ञा करना, हामी, प्रतिज्ञा 
1. वाग्दान, पाणिग्रहण, विवाह । 

स्वीय (वि०) [स्व+ छ] अपना, अपना निजी-लोकालोक- 
विसारितेन विहितं स्वीयं विशुद्धम्‌ यशः-सा० द० ९७। 

स्वृ (म्वा० पर० स्वरति, इच्छा० सिष्वरति, सुस्वूष॑ति) 
1. शब्द करना, सस्वर पाठ करना 2. प्रशंसा करना 
3. पीड़ा देना या पीडित होना 4. जाना, अभि--, 
प्र-,_ शब्द करना सम्‌ , पीड़ा देना (आ०) 
न मैट्टि० ९१२८ । 

स्व (क्रया० प० स्वृणाति) चोट पहुँचाना, मार डालना । 

स्वैक्‌ (म्वा० आ० स्वेकते) जाना । 

स्वेदः [ स्विद्‌ भावे घञा | पसीना, पसेउ, श्रमबिदु 
-अङगुलिस्वेदेन दूष्येरन्नक्षराणि-विक्रम० २। सम० 

उदम्‌,-उदकम्‌, - जलम्‌ पसीना, श्रमकण,-चूषकः 

शीतल मंद पवन, ठंडी हवा (पसीना सुखाना ),--ज 
(वि०) ताप या भाप से उत्पन्न होने वाला, पसीने 
से उत्पन्न होने वाला (जूँ, खटमल आदि जीव) । 

स्वेर (वि०) [ स्वस्य ईरम्‌ ईर्‌-अच्‌ वृद्धिः ] 1. मनमाना 
आचरण करने वाला, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी, अनि- 
यंत्रित, निरंकुश-बद्धमिव स्वैरगतिजेनमिह सुखसंगि- 


( ११६२ ) 


नमवेमि--श० ५।११, अव्याहतैः स्वैरगतैः स॒ तस्याः | 
रघु० २।५ 2. स्वतंत्र, असंकोच, विश्वस्त, जैसा 
कि 'स्वेरालाप' मुद्रा ४८ 3. मन्थर, मुदु नप्र 
` मुद्रा १।२ 4. सुस्त, मंद 5. अपनी मर्जी चलाने | 
वाला, ऐच्छिक, यथाकाम,-- रम्‌ स्वच्छंदता, - स्वेच्छा- 
चारिता, --रम्‌ (अव्य०) 1. इच्छा के अनुसार, 
मनपसंद, आराम से -- सार्थाः स्वेरं स्वकीयेषु चेरुवेश्म- 
स्विवाद्रिषु-रघु० १७।६४ 2. अपने आप, स्वतः | 
3. शने: शनः, नम्रता पूर्वक, मुदुता के साथ--उत्तर० | 
३।२ 4. आहिस्ता से, धीमी आवाज में, अस्पष्ट 
(विप० स्पष्ट) --पश्‍चात्स्वेर गज इति किल व्याहृतं | 
सत्यवाचा --वेणी० ३१९ | 


स्वेरता,-त्वम्‌ [ स्वेर+-तल्‌-टाप्‌, त्व वा] स्वेच्छा- 


चारिता, स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रता । 


स्वेरिणी [ स्वैरिन्‌+ डीप्‌ | असती, कुलटा, व्यभिचारिणी 


याज्ञ० १।६७। 


स्बेरिन्‌ ( वि० ) [स्वेन ईरितुं शीलमस्य-- स्व-- ईर्‌ 


ज-णिनि ] मनमानी करने वाळा, 


स्वेच्छाचारी, 
अनियंत्रित, निरंकुश । 


स्वैरिन्ध्री दे० 'संरन्ध्री' । 
स्वोरसः (पुं०) तैलीय पदार्थं सिल पर पीसने के बाद उस 


में लगा हुआ (उस पदार्थं का) अंश या तलछुट । 


स्वोवशीयम्‌ (नप्‌ं०) आनन्द, समृद्धि (विशेषकर भावी 


जीवन के विषय में) । 


— 


ह (अव्य०) [ हा+-ड ] बलबोधक निपात जो पूर्ववर्ती 
शब्द पर बल देता हँ, इसका अर्थ है 'सचमुच' यथार्थ 
में निश्चय ही आदि, परन्तु कभी कभी इसका उपयोग 
विना किसी विशेष अर्थ को प्रकट किये केयल पाद- 
पूर्ति के निमित्त भी किया जाता है, विशेष कर वैदिक 
साहित्य मे--तस्य ह शतं जाया बभूवुः, तस्य ह पर्वत- 
नारदौ गृह ऊषतुः भादि-ऐत०, यह कभी कभी संबोधन 
के लिए भी प्रयुक्त होता है, तिरस्कार या उपहास के 
लिए विरल प्रयोग---(पुँ०) 1. शिव का एक रूप 
2. जल 3. आकाश 4. रुधिर | 
हंसः [हस्‌+-अच्‌, पृषो० वर्णागमः, भवेदर्णागमात्‌ हंसः 
-सिद्धा०] 1. राजहंस, मराल, मुर्गाबी, कारंडव-हंसाः 
संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गता:-- मृच्छ०५।६, 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा-सुभा०, रघु० 
३।१०, ५।१२, १७।२५ (इस पक्षौ का वर्णन जैसा 
कि संस्कृत के कवियों ने किया है, अधिकतर काव्या- 
त्मक हैं, उसे ब्रह्म का वाहून बताया जाता है, बर- 
सात के आरंभ में उसे मानसरोवर की ओर उड़ता 
हुआ बताया जाता हे तु० 'मानस' । एक सामान्य 
कविसमय के अनुसार हंस को दूध और पानी को 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने वाला विशेष शक्ति संपन्न पक्षी 
माना जाता हे उदा० सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ पंच० १, हंसो हि 
क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः श० ६।२७, नीरः 
क्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । विश्वस्मि- 
स्तधुनान्यः कुलब्रतं पालयिष्यति कः भामि० १।१३, 
दे० भर्तृ० २1१८ भी 2. परमात्मा, ब्रह्म 3. आत्मा, 
जीवात्मा 4. प्राण वायुओं में से एक 5. सूयं 6. शिव 


“ण जु 


7. विष्णु 8. कामदेव 9. राजा जो महत्त्वाकांक्षी न 
हो 10 विशेष संप्रदाय का सन्यासी 11. दीक्षागुरु 
12. ईर्ष्या, द्वेष से हीन व्यक्ति 13. पर्वत । सम० 
--अड्पन्नरः सिंदूर, अधिरूढा सरस्वती का विशेषण, 
-अभिख्यम चांदी, - कांता हंसिनी, -- कीलकः एक 
प्रकार का रतिबंध,--गति (वि०) हंस जैसी चाल 
चलने वाला, राजसी ढंग से इतरा कर चलने वाला 
--गढ्गदा मधुरभाषिणी स्त्री गामिनी 1. हंस की 
सी सुन्दर गति वाली स्त्री मनु० ३।१० 2. ब्रह्माणी 
पुल, छम्‌ हंस के मुळायम पर, दाहनम्‌ अगर 
की लकड़ी,-नादः हंस का कलरव, - नादिनी मधुर- 
भाषिणी स्त्रियों का भेद (पतली कमर, बड़े नितंब, 
गज की चाल और कोयल के स्वर वाली) सुंदर स्त्री 

गजेन्द्रगमना तन्वी कोकिलालापसंयुता, नितंबे 
गुषिणी या स्यात्सा स्मृता हंसनादिनी, माला हंसों 
की पंक्ति -कु० १।३०, युवन्‌ (पृं) जवान हंस, 
रथः, ` वाहनः ब्रह्मा के विशेषण,--राजः हंसों का 
राजा, बड़ा हंस,--लोमशकम्‌, कासीस,--लोहकम्‌ 
पीतल, - श्रेणी हंसों की पंक्ति । 


हंसकः [हंस+-कन्‌, हंस+-के+-क वा] 1. कारंडव, मराल 


2. पेरों का आभूषण, नूपुर, पायजेब - सरित इव 
सविश्रमप्रपातप्रणदितहंसकभूषणा विरेजु:--शि० ७। 
२३, (यहाँ यह शब्द 'प्रथम अर्थ! में भी प्रयुक्त हुआ 
हे, दूसरे अर्थो के लिए देखो ऊ० 'हंस) । 


हंसिका, हंसी [ हं+-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌, हंस--डीप्‌ | 


हँसनी, मादा हंस । 


हंहो (अव्य०) [ हम्‌ इत्यव्यक्तं जहाति--हम्‌+-हा+-डो] 


संबोघनात्मक अव्यय जो आवाज देने में प्रयुक्त होता 


( ११६३ ) 


हे जैसे अंग्रेजी का 'हल्लो' (8110) शब्द | 
हंहो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवधंयध्वं रसान्‌ 

चन्द्रा» ११२ 2. तिरस्कार एवं अभिमानसूचक अव्यय 
3. प्रश्‍न वाचक अव्यय (नाटकों में इस शब्द का 
प्रयोग मध्यम्‌ पात्रों द्वारा प्रायः संबोधन के रूप में 
किया जाता हैं हंहों ब्राह्मण मा कुष्य - मुद्रा० १) । 

हक्‍क: [हक्‌ इति अव्यक्तं कायति-हक्‌+-क+क] हाथियों 
को बुलाना । 

हंजा हजे | हम्‌ इति अव्यक्तं जप्यतेऽत्र हम्‌ +-जप्‌--डा 
(डे) | संवोधनात्मक अव्यय जो किसी दासी या नौक- 
रानी को बुलाने में प्रयुक्त होता हूँ -- हंजे कंचणमाले 
अहम्‌ ईदिसी कड्भासिणी --रत्न० ३ । 

हद्‌ (भ्वा० पर० हटति, हटित) चबकना, उज्ज्वल होना। 

हट्टः | हट्‌-+-ट, टस्य नेत्वम्‌ | बाजार, हाट, मेला । सम० 
--चीरकः वह चोर जो बाजार से चीजे चुराये 
--गंठकठा, --विलासिनी 1. वारांगना, वेश्या, रंडी 
2. एक प्रकार का गंघद्रव्य । 


: [हठ अच्‌] 1. प्रचण्डता, बल 2. अत्याचार, लूट- 
खसोट, (हठेन, हठात्‌ - (क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त) बलपूर्वक, प्रचंडता से, अचानक, दुराम्रहपूर्वक 
~अम्बालिका च चण्डवमंणा हठात्‌ परिणेतुमात्मभव- 
नमनीयत - दश०, वानरान्‌ वारयामास हठेन मधुरेण 
च -राम०। सम०--योगः योग की एक विशेष- 
रीति या भावचिन्तन व मनन का अभ्यास (“राजयोग 
से भिन्नता दिखाने के लिए इसका नाम 'हठयोग' 
पड़ा; इसका अभ्यास भी कुछ कठिन हँ, इसके अनु. 
पालन की अनेक रीतियाँ हैं, उदा० एक पैर के बल 
खड़ा होना, हाथों का ऊपर किये रहना, सिर ऊपर 
करके धूम्रपान करना आदि) ,--विद्या बलपूर्वक मनन 
करने का विज्ञान । 
हडिः [हट्‌+-इन्‌, पृषो०] काठ की बेडी । 
हडि (डि) कः, हड्डिः [हठ्‌+-इकक्‌, पृषो०, हठ्‌+इन्‌, 
पृषो०, कन्‌ वापि] अत्यंत नीच जाति का पुरुष, भंगी 
आदि । 
हड्डम्‌ [हठ्‌य-ड पृषो०] हड्डी । सम० -- जम्‌ मज्जा । 
हण्डा (अव्य०) [हन्‌ +-डा] संबोधनात्मक अव्य० जो निम्न 
श्रेणी की स्त्रियों को बुलाने में, या निम्नतम जाति 
(भंगी आदि) के व्यक्तियों द्वारा आपस में एक दूसरे 
को संबोधित करने नें प्रयुक्त होता हे-हंडे हंजे 
हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति - अमर, स्त्री» एक 
बड़ा मिट्टी का बतंन । 
हण्डिका, हण्डी [हण्डा+-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌, हण्ड +-डीष्‌] 
हांडी, मिट्टी का एक वतेन । 
हंडे (अव्य०) [हन्‌ +-ड] दे० 'हंडा (अव्य०)' । 
हत (भ० क० कृ०) [हन्‌+-क्त] 1. मारा गया, वघ 


किया गया 2. चोट पहुँचाई गई, प्रहार किया गया, 
क्षतिग्रस्त 3. नष्ट, बरबाद 4, वञ्चित, हीन, रहित 
5. निराश भग्नाश 6. गुणित--दे० हन्‌, 'निकम्मा' 
'अभिशप्त' 'दयनीय' 'अधम' अर्थो को प्रकट करने के 
लिए यह समस्त शब्द के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त 
होता है --अनुशयदुःखायदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ 
--श० ६।६, कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌--रघु० 
१४।६५, हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः-शि० 
११।६४ ! सम० - आश (वि०) 1. आशा से रहित, 
निराश, ध्वस्ताश 2. दुर्बल, अशक्त 3. क्रूर, निर्दय, 
4. बांझ 5. नीच, दुष्ट, पाजी, अभिशप्त, दुवेत्त, 
~ कण्टक (वि०) कांटों से मुक्त, शत्रुओं से रहित, 
चित्त (वि०) व्याकुल, धबड़ाया हुआ,--त्विष्‌ 
(वि०) धुंधला ---रघु० ३।१५,--दैव (वि०) हत- 
भाग्य, भाग्यहीन, दुर्भाग्यग्रस्त,-प्रभाव (वि०) - वीर्यं 
(वि०) शक्तिहीन, निर्वीर्य, बलहीन,- बुद्धि (वि०) 
ज्ञान से वञ्चित, बेहोश, - भाग,--भाग्य (वि०) 
भाग्यहीन, बदक़िस्मत,--मूर्ख: बड़ा मूर्खं, बुदू,-- लक्षण 
(वि०) शुभलक्षणों से विरहित, अभांगा, झेष 
(वि०) जीवित बचा हुआ,--श्री,- संपद्‌ (वि०) 
जिसका वैभव नष्ट हो गया हो, धन के न रहने पर 
जो दरिद्र हो गया हो, - साध्वस (वि०) जिसका भय 
नष्ट हो गया हो, भयमुक्त, निर्भय । 

हतक (वि०) [हत--कन्‌] दुःखी, दुःशील, दुर्वृत्त नीच, 
दुष्ट (प्राय, समास के अन्त में प्रयुकत)-न खलू 
विदितास्ते तत्र निवसन्तश्चाणक्यहतकेन -- मुद्रा» २, 
दुषिताःस्थ परिभूताःस्थ रामहतकेन उत्तर०१,--कः 
नीच पुरुष, कायर । 

हतिः (स्त्री०) [हन्‌ +-क्तिन्‌] 1. हत्या, विनाश 2. प्रहार 
करना, घायल करना 3. आघात, प्रहार 4. नाश, 
असफलता 5. त्रुटि, दोष 6. गुणा । 

हत्तुः [हन्‌ +-क्त्नुः] 1. शस्त्र 2. रोग या बीमारी । 


हत्या [हन्‌ भावे क्यप्‌] वघ करना, मार डालना, संहार, 
कतल, जघन्य वघ जैसे भ्रूणहत्या, गोहत्या, आदि । 

हद्‌ (म्वा० आ० हदते, हन्न) पुरीषोत्सजँन, मलत्याग 
करवा, इच्छा० (जिहत्सते) । 

हदनम्‌ [हद्‌ +-ल्युट्‌] पुरीषोत्सर्ग, मछत्याग । 

हन्‌ (अदा० पर० हन्ति, हत, कर्मवा० हन्यते, प्रेर० घात- 
यति-ते, इच्छा» जिघांसति) 1. मार डालना, वध 
करना, नाश करना, प्रहार कर देना -त्रयशच दूषण- 
खरत्रिमूर्धानो रणे हताः --उत्तर० २1१५, हतमपि च 
हन्त्येव मदन:--भतृं० ३।१८ 2. आघात करना, 
पीटना --चण्डी चण्डं हन्तुमभ्यृद्यता मां विद्युद्दाम्ना 
मेधराजीव विन्ध्यम्‌--मालवि० ३३२०, शि० ७५६ 
3. चोट पहुँचाना, क्षति पहुंचाना, कष्ट देना, संताप 


( ११६४ ) 


देना जैसा कि 'कामहत' में 4. डाल देना, छोड़ 
--भतृं> २७७ 5. हटाना, दूर करना, नष्ट करना, 
~अम्भोजितीवननिवासविखासमेव हंसस्य हन्ति नितरां 
कुपितो विधाता--भतुं ० २1४८ 6. जीतना, पछाड़ 
देना, पराजित करना, परास्त करना--विध्ने: सहस्र 
गुणितैरपि हन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति 
= सुभा० 7. विघ्न डालना, बाधा डालना 8. नष्ट 
करना, बिगाइना--कि० २३७ 9. उठाना-- तुरग- 
खुरहतस्तथा हि रेणुः-- श० १1३२ 10. गुणा करना 
(गणित में) 11. जाना (काव्य में इसका इस अर्थ 
में प्रयोग विरल हैं, और जब कभी प्रयुक्त होता है 
तो वह काव्य का एक दोष माना जाता हैं ) उदा० 
-- कुजं हन्ति कृशोदरी-सा० द० ७, या, तीर्थान्तरेषु 
स्नानेन समुपाजितसत्कृतिः । सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति 
संप्रति सादरम्‌--काव्य० ७, (असमर्थत्व’ दोष का 
उदाहरण), अति---अत्यन्त क्षतिग्रस्त करना, ` अन्तर्‌ 
बीच में प्रहार करना, अप -, 1. हटाना, पीछे धके- 
लना, नष्ट करना, वध करना 2. दूर करना, हटाना 
जाच तु खलु तयोज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा 


“ “उत्तर० २।४, श० ४७ 3. आक्रमण करना, 
बलात्‌ ग्रहण करना, अभि--,1. प्रहार करना, आघात 
करना (आलं० से भी), पीटना--मा० १।३९, 
मालवि० ५।३ 2. चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना, 
हत्या करना, नष्ट करना 3. प्रहार करना, पीटना 
(ढोल आदि) भग०-१।१३ 4. आक्रान्त करना, ग्रस्त 
कर लेना, परास्त करना, अब--, 1. प्रहार करता, 
मारना, वध करना 2. नष्ट करना, हटाना 
3. (अनाज की भांति) कूटना, आ--, 1. आघात 
पहुँचाना, प्रहार, करना, पीटना--कुट्रिममाजधान 
का०, कि० ७१७ (आ० माना जाता हुँ जब पीटा 
जाने वाला अपना ही कोई अंग हो--आहते शिरः 
-—सिद्धा०, परन्तु भारवि कहता है 'आजध्ने विषम- 
बिलोचनस्य वक्ष:--कि० १७।६३, भट्टिः ८१५, 
५।१०२) रघु० ४२३, १२।७७, कु० ४२५, ३०, 
2. प्रहार करना, (घंटी आदि) बजाना, (ढोल आदि) 
पीटना,--भट्टि० ११२७, १७७, मेघ० ६६, रघु० 
१७।११, उद्‌ --, 1. उठाना, उन्नत करना, ऊंचा 
करना 2. फूलना, घमंडी होता, दे० उद्धत, उप -, 
1. प्रहार करना, आधात करना 2. बरबाद करना 
क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, वघ करना -- ङ्का चोप- 
हनिष्यते-भट्टिश १६।१२, ५।१२, भग० ३२४ 
3. पीडित करना, ग्रस्त करना, परास्त करना, टप- 
कना - दारिद्रघोपहत, मूलोपहत, कामोपहत आदि 
कु० ५७६, भतूं० २।२६, नि - „ मार डालना, नष्ट 
करना भट्टि २३४, "६१०, रघु० ११।७१, 


श 


याज्ञ० ३1२६२ 2. प्रहार करना, आघात करना, 
~-तानेव सामर्षतया निजघ्नुः--रघु० ७।४४, मेघ० 
७।२७ 3. जीतना, हराना-दँवं निहत्य कुरु पौरुषमा- 
त्मशक्त्या--पंच० १।३६१ 4. पीटना, (ढोल आदि) 
बजाना, भट्टि १४।२ 5. प्रतीकार करना, निष्फल 
करना, भग्नाश करना -रघु० १२।९२ 6. (रोग 
आदि की) चिकित्सा करना 7. अवहेलना करना, 
8. हटाना, दूर करना, कि० ५३६, परा--, 
1. जवाबी वार करना, प्रत्याघात करना, पछाड़ देना, 
पीछे घकेलना, निवारण करना, परास्त कर देना, 
खदेड़ देना--दैवं यत्पौरुषपराहतं ---राम० 2. आक्र- 
मण करना, धावा बोलना --कटाक्षपराहतं वदनप ङ्कु- 
जम्‌ मा० ७ 3. टक्कर मारना, प्रहार करना, 
प्र -, 1. वघ करना, कतल करना, - प्राघानिषत 
रक्षांसि येनाप्तानि वने मम । न प्रहण्मः कथं पापं वद 
पूर्वापकारिणम्‌ भट्टि ९१०२ 2. प्रहार करना, 
पीटना, आघात करना--गदाप्रहततनुः 3. प्रहार 


करना, पीटना, (ढोल आदि) रघु० १९।१५, मेघ० 
६४, प्रणि--,वध करना- भट्टि २।३५, प्रति--, 
जबाबी वार करना, बदले में प्रहार करना --(तं) 
विध्यन्तमुद्धुतसटाः प्रतिहन्तुमीषुः--रघु० ९।६०, 
2. हटाना, परे करना, रोकना, विरोध आ का- 
बला करना-तोयस्येवाप्रतिहतरयः सँकतं तुनी 
--उत्तर० ३।३६, प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य 
न श० १।१३, मेघ० २०, कु० २।४८, बिक्रम» २। 
१ 3. हटाना, खदेड़ना, ढकेलना 4. दूर करना, नष्ट 
करना- यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे 
मा० १।३ 5. प्रतीकार करना, उपचार करना, 
बि--, 1. वघ करना, कतल करना, नष्ट करना, 
विध्वस्त करना, संहार करना (अलं) सहसा संहति- 
मंहसां विहन्तुम्‌--कि० ५।१७. 2. प्रहार करना, जोर 
से आघात करना 3. अवरोध करना, २कावट डालना, 
विरोध करना, मुकाबला करना--विघ्नन्ति रक्षांसि 
वने क्रतूश्च---भट्टि० १।१९, रघु० ५1२७ 4. अस्वी- 
कार करना, इंकार करना, क्षय होना--रघु० २५८, 
११।२ 5. निराशा करना, हताश करना, सम्‌, 
1. सटा कर मिलाना, आपस में जोड़ना - हस्तौ संहत्य 
"ण्मनु० २।७१, दूत एव हि संघत्ते भिनत्त्येव च 
संहतान्‌--७।६६, दे० संहत’ 2. ढेर लगाना, संग्रह 
करना, संचय करना 3. संकुचित करना, सिकोड़ना 
4. संघर्ष होना 5. प्रहार करना, मार डालना, नष्ट 
करना, समा --, प्रहार करना, आधात करना, क्षति- 
ग्रस्त करना। 

(वि०) [हन्‌+-क्विप्‌] वध करने वाला, हत्या करने 
वाला, नष्ट करने वाला (समास के अन्त में प्रयुक्त) 


दै 


( ११६५ ) 


जैसा कि वृत्रहन्‌, पितृहन्‌, मातृहन्‌, ब्रह्महन्‌ आदि । 

हन; [हन्‌+अच्‌ | वघ, हत्या । 

हननम्‌ [हन्‌--ल्यूट्‌| 1. वध करना, हत्या करना, आघात 
करना 2. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना 3. गुणा । 

हनु:-न्‌ (पु? ) [हन्‌+उन्‌, स्त्रीत्वे वा ऊज | 
ठोडी, -नु (स्त्रीश) 1. जीवन पर आघात करने 
वाली चीज 2. शस्त्र 3. रोग, बीमारी 4. मृत्यु 
5. एक प्रकार की औषधि 6. स्वेच्छाचारिणी स्त्री, 
वेश्या । सम० ग्रहः बन्द जबडा,--मूलम्‌ जबड़े 
की जड़ । ४ 

हनु (नू) मत्‌ (पुं०) |हनु(नू) --मतुप्‌] एक अत्यंत 
शक्तिशाली वानर का नाम (यह अंजना का पुत्र था, 
इसके पिता पवन या मरुत्‌ थे, इसी कारण इसे 
सारुति कहते हैं। ऐसा वर्णन मिलता हे कि उसमें 
असाधारण शक्ति और पराक्रम था जो उसने अपने 
हृदयाराध्य राम की ओर से कई अवसरों पर प्रकट 
किया । जब रावण सीता को अपहरण करके लंका 
में ले गया तो हनुमान्‌ ने समुद्र पार करके उसका 
पता लगाया तथा अपने स्वामी राम को सूचित किया । 
लंका के महायुद्ध में उसने महत्त्वपूर्ण काय किया) । 

हन्त (अव्य०) [हन्‌+त] प्रसन्नता, हषं, और आकस्मिक 
हलचल को प्रकट करने वाला अव्यय, हन्त भो लब्षं 
मया स्वास्थ्यम्‌ - श० ४, हन्त प्रवृत्त संगीतकम्‌ 
+माक्षवि० १, 2. करुणा, दया--पुक्रक हन्त तै 
घाताका:---गण० 3. शोक, अफसोस--हन्त धिक 
मामधन्यम्‌ -उत्तर० १।४३, स्मरामि हुन्त स्मरामि 
--उत्तर० १, काचमूल्येन विकीतो हन्त चिन्तामणि- 
मंया-शा० १।१२, मंघ० १०४ 4. सौभाग्य, आशी- 
वाद 5. यह बहुधा आरम्भसूचक अव्यय के रूप में 
भी प्रयुक्त हे-हन्त ते कथयिष्यामि--राम० । सम० 
--उक्तिः (स्त्री) करुणा, मृदुता आदि द्योतक 
शोक, खेद आदि शब्दों का कथन,--कारः 1. 'हन्त 
विस्मयादिबोधक अव्य० 2. किसी अतिथिको दी 
जाने वाली भॅट-निवीती हन्तकारेण मनुष्यांस्तपंयेंदथ । 

न्तु (वि०) (स्त्री० - त्री) [हन्‌-तूच्‌] 1. प्रहारकर्ता 
वघकर्ता, -मनु० ५1३४, कु० २।२० 2. जो हटाता 
हूँ, नष्ट करता हैं, प्रतीकार करता हे,--५ु० 1. हत्यारा 
क्रातिल 2. चोर, लुटेरा । 


हम्‌ (अव्य०) [हःञ-डम्‌] 1. क्रोध तथा 2. शिष्टाचार 
या आदर को प्रकट करने वाला उद्गार । 

हम्बा (भा) [हम्‌ +-भा+-अङ¬-ट्राप्‌, पक्षे पृषो०] गाय, 
बैछ आदि पशुओं के बोलने का शब्द, रांभना। सम० 
-+रवः रांभना । 

हय्‌ (म्वा० पर० हयति, हयित) 1. जाना 2. पूजा करना 
3. शब्द करना 4. थक जाना । 


हयः [हय्‌ (हि) अच्‌] 1. घोड़ा, भग० १।१४, मनु० 
८।२२६ रघु० ९1१० 2. एक विशेष श्रेणी का मनुष्य 
--दै० 'अइव' के अन्तर्गत 3. 'सात' की संख्या 4. इन्द्र 
का नाम। सम०-अध्यक्षः घोड़ों का अधीक्षक 
ला आयुर्वेदः अइ्वचिकित्साविज्ञान, शालिहोत्रविद्या, 
न आखूड: अश्वारोही, घुड्सवार,--आरोह 1. घुड़- 
सवार 2. घड्सवारी,- इष्ट; जौ,--उत्तम: बढ़िया 
घोड़ा, : : घोडों के प्रबन्ध, प्रशिक्षण तथा 
चिकित्साविज्ञान से परिचित, ज्ञः घोड़ों का व्यापारी, 
साइस, पेशेवर घुड़सवार,--द्विषत्‌ ( पुं० ) भसा 
--प्रियः जौ,--प्रिया खजुर का वृक्ष, मारः,-मारक 
गंघयक्त करवीर, कनेर,--भारणः पावन कनेर,-सेधः 
अश्वमेष यज्ञ-याज्ञ० १।१८१,--वाहनः कुबेर, का 
विनेषण,_ शाला अस्तबल,=-श्ास्त्रम्‌ घोड़ों को 
सघान या उनका प्रबन्ध करने की कला, संग्रहणम्‌ 
घोड़ों का लगाम खींच कर रोकना । 

हयङ्कषः [ हय-कष्‌ +-खच्‌+-मुम्‌ | चालक, रथवान्‌ । 

हुयी | हय-+-डीष ] घोड़ी । 

हर (वि०) (स्त्री० रा,--री) [ ह+अच्‌ ] 1. ले जाने 
वाला, हटाने वाला, वञ्चित करने वाला खेदहर, 
शोकहर 2. लाने वाला, ले जाने वाला, ग्रहण करने 
वाला --अपथहरा:--कि० ५५०, रघु० १२५१ 
3. पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला 4. आकर्षक, 
मनोहर 5. अध्यर्थी, दावेदार, अधिकारी --मु० 
२।१९ 6. अधिकार करने वाला,--कु० १५० 
7. बाँटने वाला,-रः 1. शिव, - कु० १।५०, ३।४० 
६७, मेघ० ७ 2. अग्नि 3. गधा 4. भाजक 5. भिन्न 
की नीचे की संस्या। सम० - गौरी शिव और 
पार्वती का एक संयुक्त रूप (अर्धनारीनटेश्वर) 

चडामणिः शिव की शिखामणि, चन्द्रमा, तेजस्‌ 

(नपुं०) पारा, नेत्रम्‌ 1. शिव की आँख 2. तीन की 
संख्या, - बीजम्‌ शिव का बीज, पारा,--शेखरा शिव 
की शिखा, गंगा, - सुनुः स्कन्द - रघु० ११।८३ । 


हरकः | हर+-कन्‌ ] 1. चोरी करने वाला, चोर 2. दुष्ट, 
3. भाजक । 

हरणम्‌ [ हू+ल्युट्‌ ] 1. पकड़ना, ग्रहण करना 2. ले 
जाना, दूर करना, हटाना, चुराना - कन्याहरणम्‌ 
लमिनु० ३।३३, रघु० ११।७४ 3. वञ्चित करमा 
नष्ट करना, जेसा कि 'प्राणहरणम्‌' में 4. भाग देना 
5. विद्यार्थी को उपहार 6. भुजा 7. वीर्य, शक्र 
8. सोना । 

हरि (वि०) [ हृ+इन्‌ ] 1. हरा, हरा-पीला 2. खाकी 
लाख के रंग का, लालीयुक्त भूरा, कपिल - हरियुग्यं 
रथं तस्म प्राजिघाय पुरन्दरः - रघु० १२।१४, ३।४३ 
3. पीला, 


(११६६ ) 


पोत्तम: स्मृतः--रघु० ३।४९ 2. इन्द्र का नाम 
जारघु० ३५५, ६८, ८७९ 3, शिव का नाम 
4. ब्रह्मा का नाम 5. यम का नाम 6. सूर्य 7. चन्द्रमा 
8. मनुष्य 9. प्रकाश की किरण 10. अग्नि 11. पवन 
12. सिह--भामि० ११५०, ५१ 13. घोड़ा 14. इन्द्र 
का घोड़ा - सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः 
थ १, ७७ 15, लंगूर, बन्दर- उत्तर» ३।४८, 
रघु० १२।५७ 16. कोयल 17. मेंढक 18. तोता 
19. साँप 20. खाकी या पीला रंग 21. मोर 22. भर्तु- 
हरि कवि का नाम। सम०-अक्षः 1. सिह 
2. कुबेर का नाम 3. शिव का नाम, - अश्वः 1. इन्द्र 
2. शिव,- कान्त (वि०) 1. इन्द्र को प्रिय 2. सिंह के 
समान सुन्दर, केलीयः वंग देश, गन्धः एक प्रकार 
का चन्दन,--चन्दनः नम्‌ 1. एक प्रकार का पीला 
चन्दन (लकड़ी या वृक्ष) रघु० ३।५९, ६।६०, श० 
७।२, कु० ५।६९ 2. स्वर्गं के पाँच वृक्षों में से एक 
वृक्ष - पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः 
कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌-अमर०, (-नम्‌) 
1. ज्योत्स्ना 2. केसर, जाफरान 3. कमल का पराग, 
-- ताल: (कुछ विद्वान्‌ इसे 'हरित' से व्युत्पन्न मानते 


हैँ) पीले रंग का कवूतर, (- लम्‌) हरताल हंस० 
१, शि० ४२१, कु० ७२३, ३३, (-- रो) दूर्वा 
घास, दुभ,-- तालिका भाद्रशुक्ला चतुर्थी 2. दुर्वा घास, 
"तुरद्धमः इन्द्र का नाम,--वासः विष्णु का उपासक, 
+दिनम्‌ विष्णु पूजा का विशेष दिन,- देवः श्रवण 
नक्षत्र,-द्रवः हरा रस,-द्वारम्‌ एक पुण्यतीर्थस्थान,-नेत्रम्‌ 
1. विष्णु की आँख 2. सफ़ेद कमल, ( -त्र) उल्लू, 
- पदम्‌ वसन्त विषुव, प्रियः 1. कदंब का वृक्ष 
2. शंख 3. मूर्ख 4. पागल मनुष्य 5. शिव, (--यम्‌) 
एक प्रकार का चंदन, - प्रिया 1. लक्ष्मी 2. तुलसी 
का पौधा 3. पृथ्वी 4. द्वादशी,--भुज्‌ (पुँ०) साँप, 
“-मन्य:, ` मन्थकः मटर, चना,--लोचनः 1. केकड़ा 
2. उल्लू,-वल्लभा 1. लक्ष्मी 2. तुलसी,-बासरः विष्णु- 
दिवस, एकादशी, वाहनः 1. गरुड 2. इन्द्र, “दिश 
(स्त्री ०) पूर्वदिशा,-शरः शिव का विशेषण (त्रिपुर राक्षस 
के तीनों नगरों को भस्म करने के लिए शिव ने विष्णुको 
जलते सरकंडे की भांति प्रयुक्त किया),--सखः एक 
गधवं,-- संकीर्तनम्‌ विष्णु के नाम का कीर्तन करना, 
"सुतः -खुनुः अर्जुन का नाम,--हयः 1. इन्द्र --रघु ० 
९1१८, 2. सुर्य, हरः विष्णु और शिव की एक संयुक्त 
देवमूति, - हेतिः (स्त्री०) 1. इन्द्रधनुष --कथमवलौक- 


हरिण (वि०) (स्त्री2-- णी) [ ह+ इनन्‌ 11. फीका, 


पीला सा 2. लाल या पीला सफेद,-णः 1. मृग, बारह्‌- 
सिया (यह पांच प्रकार का बताया गया ह~हरिण- 
स्वापि विज्ञेयः पंचभेदोःत्र भरव। ऋष्यः खञ्जो 
रुरुश्चैव पृषतस्च मृगस्तथा - कालिका ० )---अपि प्रसन्न 
हरिणेषु ते मनः--कु० ५।३५ 2. सफेद रंग 3. हंस 
4. सूर्य 5. विष्ण 6. शिव। सम०--अक्ष (वि०) 
मृगनयन, हरिण जैसी आंखों वाला, (-क्षी) मृगनयनी 
सुन्दर आंखो वाली स्त्री,--अडकः 1. चन्द्रमा 2. कपूर, 
~~ कलडकः, धामन्‌ (पुं०) चम्द्रमा,-- नयन,-- नेत्र 
“ लोचन (वि०) हरिणाक्ष, मृग जैसी आँखों वाला, 
हृदय (वि०) हरिण जैसे दिल वाला, भीरु । 


हरिणकः [हरिण- कन्‌] छोटा हरिण-क्व वत हरिणकानां 


जीवितं चातिलोलम्‌ .. श० १।१०। 


हरिणी [ हरिण+-डीष्‌ ] 1. मृगी, मादा हरिण,--चकित- 


हरिणीप्रेक्षणा --मेघ० ८२, रघु० ९५५, १४६९ 
2. स्त्रियों के चार भेदों में से एक ('चित्रिणी' भी 
कहते है) 3. पीले फूल की चमेली 4. सुन्दर स्वणंभूति 
5. एक छन्द का नाम। सम०- दृश्‌ (वि०) हरिण 
जैसी आँखों वाला-- (स्त्री ०), मुगनयनी-किमभवट्वि- 
पिने हरिणीदृशः--उत्तर० ३।२७। 


हरित्‌ (वि०) [ ह+इति ] 1. हरा, हरियाला 2. पीला, 


पीला सा 3. हरियाली लिये पीला,-- (पुं०)1, हरा या 
पीलारंग 2. सूयं का घोड़ा, लाख के रंग का घोड़ा-सत्य- 
मतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिन:--श० १, दिशो 
हरिद्धिहरितामिवेश्वरः--रधु० ३1३०, कु० २।४३ 
3. तेज घोडा 4. सिंह 5. सूर्य 6. विष्णु (पुं, नपुं० ) 
1. घास 2. दिशा-रघु० ३३३० । सम०-अन्तः दिशाओं 
का अन्त, दिगन्त,--भामि० १।६०, ` अन्तरम्‌ भिन्न 
प्रदेश, विविध दिशाएँ---भामि० १॥१५,-- अश्वः 
1. सूर्य, कि० २४६, रघु० ३।२२, १८२३, शि० 
११।५६ 2. मदार का पौधा, अर्क, गर्भः चौडे पत्तों 
की हरी हरी कुशा,-- मणिः (हरिन्मणिः) मरकत 
मणि, पन्ना शि० ३।४९, वणे (वि०) हरियाली, 
हरे रंग का । 


हरित (वि०) (स्त्री०-ता, हरिणो) [ ह+-इतच्‌ | हरा, हरे 


रंग का, हरा-भरा-रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिः 
¬ श० ४१०, कु० ४१४, मेघ० २१, कि० ५1३८ 
2. खाकी,---तः 1. हरा रंग 2. सिह 3. एक प्रकार का 
घास । सम०-- अञ्वन्‌ (पुं०) 1. मरकत मणि, पन्ना 
2 तृतिया, नीला थोथा,-छद (वि० ) हरे हरे पत्तों का। 


येयमधुना हरिहेतिमतीः (ककुभः) --मा० ९।१८ हरितकम्‌ [हरित+-के+-क] 1. साग-भाजी 2. हरा घास 


2. विष्णु का चक्र, हृतिः चक्रवाक ` शि० ९।१५। 
गु हू 


हरिकः [हरि संज्ञायां कन्‌] 1. खाकी या भूरे रंग का घोडा 


2. चोर 3. जुभारी । 


शि० ५५८ | 


हरिता [ हरित--टाप्‌ | 1. दुर्वा घास 2. हरिद्रा 3. भूरे 


रंग का अंगूर । 


( ११६७ ) 


हरिताल दे० हरि के नीचे । 

हरिद्रा | हरि+द्रु+ इ--टापू | 1. हल्दी 2. पिसी हुई 
हल्दी दे० न० २२४९ पर मल्लि> 1 सम०-आभ 
(विं०) पीछे रंग का, - गणपतिः गणेशः गणेश देव 
का विशेष रूप,--राग, - रागक (वि०) 1. हल्दी के 
रंग का 2. अनुराग में अस्थिर, (प्रेम में) चंचलमना 
हलायुध में इसकी परिभाषा क्षणमात्रानुरागइच 
हरिद्राराग उच्यते) । 

हरियः [हरि--या--क | पीले रंग का घोडा । 

हरिश्चन्द्रः [हरिः चन्द्र इव, सुडागमः ऋषावेव] सूर्यवंश 
का एक राजा (यह त्रिशंकु का पुत्र था, अपनी दान- 
शीलता, धर्मिष्ठता तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रसिद्ध 
था। एक बार इसके कुल-पुरोहित वशिष्ठ ने इसकीं 
प्रशंसा विश्वामित्र की उपस्थिति में की, विश्वामित्र 
ने विश्‍वास नहीं किया । इस पर विवाद खड़ा हो 
गया, अंत में यह निर्णय किया गया कि विश्वामित्र 
स्वयं इसके सत्य की परीक्षा लें । तदनुसार विश्वा- 
मित्र ने इसे अत्यंत कठिन परीक्षण में डाला जिससे 
कि यह पता लय सके कि क्‍या अब भी यह अपने 
वचनों पर दढ़ रहता है। इतना होने पर भी राजा 
ने उस परीक्षण में उदाहरणीय साहस का परिचय 
दिया । यद्यपि इसे इस परीक्षा में अपने राज्य से हाथ 
धोना पड़ा, अपने पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा, यहाँ 
तक कि अन्त में अपने आपको भी एक चांडाल के धर 
बेचना पड़ा । अपने अदम्य साहस और सचाई के 
लिए हरिइचन्द्र को अपनी पत्नी को मायाविनी मान 
कर मारने के लिए भी तैयार होना पड़ा, तब कहीं 
विश्वामित्र ने अपनी हार मानी और योग्य राजा को 
प्रजा समेत स्वर्ग मे ऊंचा आसन दिया गया) । 

हरीतकी [हरि पीतवर्ण फलाद्वारा इता प्राप्ता-हरि+इ 
क्त+-कन्‌ +-डीष्‌] हरं का पेड़ । 

हतं (वि०) (स्त्री त्री) [हु+-तुच्‌] उठा कर ले जानें 
वाला, छीनने वाला, छूटने वाला, ग्रहण करने,वाला 
आदि,  (पुं०) चोर, छूटेरा--भर्तृ० २।१६ 2. सूर्य । 

हमंन्‌ (नपुं०) [हृ |-मनिन्‌] मुँह फाइना, जंभाई लेना । 

हमित (भू० क० कृ०) {हमंन्‌+-इतच्‌] 1. जिसने मुँह 
फाड़ा है, जिसने जम्हाई ली है 2. डाल दिया गया, 
फेका गया 3. जलाया गया । 


हम्यंम्‌ [हू +-यत्‌, मुट्‌ च] 1. प्रासाद, महल, कोई भी विशाल 
भवन या बड़ी इमारत हर्म्यपृष्ठं समारूढः काकोऽपि 
गरुडायते -सुभा०, बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका- 
घौतहम्या-मेघ ०७, ऋतु ० १।२८, भट्टि० ८३६, रघु० 
६।४७, कु० ६।४२ 2. तंदूर, अंगीठी, चूल्हा 3. आग 
का कुंड, यंत्रणा-स्थान, नरक । सम०-- अद्भनम्‌,-णम्‌ 
महल का आंगन,--स्थलम्‌ महल का कमरा । 


हषं [हृष्‌ त-घञ्‌] 1. आनन्द, खुशी, प्रसन्नता, संतोष, एक 
सुखात्मक भाव, आनन्दातिरेक, उल्लास, आह्वाद, 
प्रमोद -- हर्षो हषों हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तु बाणः 
-असन्न० १।२२, सहोत्थितः सँनिकहषेनिःस्वर्नः--रघु० 
३1६१ 2. पुलक, रोमांच, रोंगटे खड़े होना--जैसा कि 
“रोमहर्ष” म॑ 3. 'हष॑', ३३ या ३४ संचारिभावों में से 
एक हषस्त्विष्टावाप्तेर्मनः प्रसादोऽश्षुगद्गदादिकरः 
-- सा० द० १९५, या, इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो 
हषं:--रस०। सम०--अन्वित (वि०) आनन्दयुक्त, 
प्रसन्न, इसी प्रकार 'हर्षाविष्ट', उत्कषः' प्रसन्नता का 
आधिक्य, आनंदातिरेक,.- उदयः आनन्द का होना, 
--कर (वि०) तृप्त करने वाला, प्रसन्न करने वाला, 
---जड (वि०) मन्द, मारे खुशी के जडवत्‌ हो जाने 
वाला--रघु० ३।६८,-विवर्धन (वि०) आनंद को 
बढ़ाने वाला, -स्वनः आनंद की ध्वनि । 

हर्षक (वि०) (स्त्री०-षंका, षिका) [हृष्‌ णिच्‌-{-णवृळ्‌] 
खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंदयुक्त, 
सुखकर । 

हषण (वि०) (स्त्री०-णा,-णी) [हूष्‌--णिच्‌-ल्युट्‌] 
खुशी पैदा करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद से 
भरा हुआ, सुखद, णः 1. कामदेव के पाँच बाणों में 
से एक 2. आंख का एक रोग 3. श्राद्ध की एक 
अधिष्ठात्री देवता,-णम्‌ प्रहर्ष, खुशी, प्रसन्नता, आनन्द, 
उल्लास - दुह दामप्रहर्षाय सुहृदाँ हर्षणाय च-महा०। 

हर्षयित्नु (वि०) [हृष्‌+णिच्‌+-इत्तु] आनन्ददायक, सुख- 
कर, खुश करने वाला, प्रसन्नता देने वाला । 

हर्षुलः [हष्‌+उलच्‌] 1. हरिण 2. प्रेमी । 

हल्‌ (भ्वा० पर० हलति हलित) हल चलाना । 

हलम्‌ [हलू घञर्थे करणे क] लांगल, खेत जोतने का एक 
प्रधान उपकरण--वहसि वपुषि विशदे वसनं जल- 
दाभम्‌ । हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्‌ --या-हलं 
कलयते--गीत० १। सम० आयुधः बलराम का 
विशेषण, धर,--भूत्‌ (पुं) 1. हाली, हलचलाने 
बाला 2. बलराम का नाम : केशवपृतहलधररूप 
जय जगदीश हरे-गीत०, अंसन्यस्ते सति हलभृतो 
मेचके वाससीव - मेघ० ५९, --भूतिः, भृतिः हल 

` चलाना, कृषिकर्म, किसानी, ` हृतिः (स्त्री) 1. हल 

के द्वार प्रहार करना या खूड निकालना 2. जुताई 
या हल चलाना । 

हलहरू अहो, वाह रे आदि आश्चयंसूचक अव्यय । 

हला [ह इति लीयते हला त-क न ठाप्‌] 1. सखी, सहेली 
2. पृथ्वी 3. जल 4. मदिरा (अव्य) नाटकीय 
भाषा में) किसी सखी या सहेली को संबोधित करना 
--हला शकुन्तले अत्रैव तावन्मुहूर्तं तिष्ठ-श० १, 
तु० 'हुंडा' भी । 


( ११६८ ) 


हलाहलः,-लम्‌ देखो 'हाल (ला) हल । 

हलिः [हल --इन्‌] 1. बड़ा हल 2. खूड 3. कृषि । 

हलन्‌ (पुं०) [हल --इनि] 1. हाली, हलवाहा, किसान 
2. बलराम । सम० ` प्रियः कदंब का वृक्ष (-या) 
मदिरा । 

हलिनी [हलिन्‌--डीष्‌] हलों का समूह । 

हलोनः [हलाय हितः हल{-ख] सागौन का पेड़ । 

हलोषा [हलस्य ईषा-ष० त०, शक० पररूपम्‌] हलका 
दण्ड, हलस । 

हल्य (वि०) [हल--यत्‌] 1. जोतने योग्य, हल चलाये 
जाने योग्य 2. कुरूप, विकृताकृति । 

हल्या [हल्य+-टाप्‌] हलों का समूह । 

हल्लकम्‌ [हल्ल्‌--ण्वुल्‌] लाल कमल । 

हल्लनम्‌ [हल्ल्‌--ल्युट्‌] लोटना, इधर-उघर करवट बदलना 
(सोते समय) । 

हल्लोहम्‌ (षम्‌) [हल्‌ -क्विप्‌ लष्‌ (स्‌) -अच्‌, पृषो० 
ईत्वम्‌, क्म० स०] 1. अठारह उपरूपकों में से एक 
(एक प्रकार का एकांकी नाटक जिसमें प्रधानत: 
गायन और नृत्य होता हँ, तथा इसमें एक पुरुष और 
सात या आठ नतंकियाँ भाग लेती है--सा० द० 
५५५ 2. एक प्रकार का वतुँलाकार नृत्य । 

हर्लीशकः [हल्लीश-|-कन्‌] घेरा बनाकर नाचना । 

हवः [हु+अ, ह्वे +अप्‌, संप्र०, पृषो० वा] 1. आहुति, 
यज्ञ 2. आवाहन, प्रार्थना 3. आह्वान, आमन्त्रण 
4. आदेश, समादेश 5. बुलावा, बुला भेजना 6. चुनौती, 
ललकार । 

हवनम्‌ [हु+-भावे त्युट्‌] 1. अग्नि में सामग्री की आहुति 
देना 2. यज्ञ, आहुति 3. आवाहन 4. बुलावा, आम- 
न्त्रण 5. युद्ध के लिए ललकार! सम० आयुस्‌ 
(पुं०) अग्नि । 

हबनीयम्‌ [हु अनीयर्‌] 1. कोई भी वस्तु जो आहुति 
देने के योग्य हो 2. गरम किया हुआ मक्खन या घी । 

हवित्री [हु-+-इत्रन्‌ +डीप्‌] हवनकुण्ड जो भूमि में खोद 
कर बनाया गया हो, (इसमें आहुतियाँ दी जाती हैं) । 

हविष्मत्‌ (वि०) [हविस्‌--मतुप्‌] आहुतिवाला । 


हविष्यम्‌ [हविषे हितम्‌ कर्मणि यत्‌] 1. कोई वस्तु जो | 


आहुति के लिए उपयुक्त हो -मनु० ३३२५६, ११।७७, 
१०६, याज्ञ २२३९ 2. ग्रम किया हुआ मक्खन । 
सम०--अश्वम्‌ व्रत के तथा अन्य पर्वो के अवसर पर 
खाने योग्य भोज्य पदार्थ, - आछिन्‌,-भुज्‌ (पुं०) 
अग्नि । 

हविस्‌ (नपुं०) [हयते हु कर्मणि असुन्‌] 1. आहुति या 
हवनीय द्रव्य - बहति विधिहुतं या हवि:---श० ११, 
मनु० ३१८७, १३२, ५७७, ६1१२ 2. गर्म किया हुआ 
मक्खन 3. जल। सम०- अजनम्‌ (हविरशनम्‌) 


घी या हवनीय द्रव्यों का खाया जाना, (नः) अग्नि, 
गन्धा (हविगंन्धा) शमीवुक्ष, जैड का पेड़,--गेहम्‌ 
(हविगेहम्‌ ) यञ्चगृह जहाँ अग्नि में आहुति दी जाय, 
--भुज्‌ (हविभुज) अग्नि- अन्वासितमरुन्धत्या 
स्वाहयेव हविभूजम्‌--रघु० ११५६, १०८०, १३। 
४१, कु० ५२०, शि० १२, काव्य० २।१६८, 
> यज्ञः (हविर्यज्ञः) एक प्रकार का यज्ञ, ` याजिन्‌ 
(हविर्याजिन्‌) -- (पुं) पुरोहित । 

हव्य (वि०) [ हु कर्मणि--यत्‌ ] आहुति के रूप में दिया 
जाने वाला पदार्थ--व्यम्‌ 1. घी 2. देवों को दी 
जाने वाली आहुति (विप० कव्य) 3. आहुति । सम» 
आशः अग्नि, - व्यम्‌ देवों तथा पितरों को आहु- 
तियाँ-मनु० १।९४, ३।९७. १२८, आगे पीछे,-बाह्‌ , 
--वाह - बाहन (पुं०) आहुतियों को ले जाने वाला, 
अग्नि । 

हस्‌ (म्वा पर० हसति, हसित) 1. मुसकराना, मन्द 
हँसी हंसना,-हससि यदि किंचिदपि दन्तरुचिकौमुदी 
हरति दरतिमिरमतिषोरम्‌-गीत० १०, भट्टि० ७६३, 
१४।९३ 2. हंसी उड़ाना, मखौल करना, उपहास 
करना (कर्मे० के साथ) --यमवाप्य विदभंभूः प्रभूः 
हसति द्यामपि शक्रभतृंकाम्‌ - नै० २।१६ 3. (अतः) 
आगे बढ़ जाना, श्रेष्ठ होना, दूसरे को पीछे छोड 
देना--यो जहासेव वासुदेवम्‌--का०, शि० १।७१ 
4. मिलना-जुलता श्रिया हसद्धि: कमलानि सस्मितँः 
जाकि० ८४४ 5. मखौल उड़ाना, दिल्लगी करना 
6. खुलना, खिलना, फूलना-- हसद्बन्धुजीवप्रसुनैः 
7. चमकाना, मांजकर साफ करना--भास्वानुदेष्यति 
हसिष्यति पङ्कूजाली सुभा०, प्रेर० (हासयति-ते) 
मंद हंसी हंसना - कु० ७।९५, अप--, हंसी उड़ना, 
तिरस्कार करना, उपहास करना, अव-, 1. तिरस्कार 
करना, बेइज्जती करना 2. आगे बढ़ जाना, श्रेष्ठ 
होना-स्थितावहस्येत्र पुरं मघोनः--भट्टिश १।६, 
डप--,उपहास करना, तिरस्कार करना, बुरा भला 
कहना-, तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जने:-- का०, 
घट० १७, परि--, 1. मखौल करना, हंसी उड़ाना 
2. उपहास करना, बुरा-भला कहना, (अतः) आगे 
बढ़ जाना, श्रेष्ठ होना . , जनानामानन्दः परिहसति 
निर्वाणपदवीम्‌ - गंगा० ५, प्र -, 1. उपहास करना, 
मुस्कराना-- ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरम्‌ - रघु० ३] 
५१ 3. तिरस्कार करना, बुरा-भला कहना, मखौल 
उड़ाना-हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च-सुभा० 
4. चमकाना, शानदार दिखाई देना, बि--, 1. मुस्क- 
राना, मन्द मन्द हंसना - किचिद्विहस्यार्थपति बभाषे 
रघु ० २।४६ 2. उपहास करना, बुराभला कहना, 
अपमान करना--किमिति विषीदसि रोदिषि विकला 


( ११६९ ) 


विहसति युवतिसभा तव विकला --गीत० ९, गौरी- 
वक्तू श्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः--मेघ० ५० | 

हस [ हस्‌ +-अप्‌ | 1. हंसी, ठहाका 2. उपहास 3. आमोद, 
प्रमोद, खुशी, प्रसन्नता । 

हसनम्‌ [ हस्‌ +-ल्यूट्‌ | हंसना, ठहाका, अट्टहास । 

हसनी [ हसन -+-डीप्‌ ] उठाऊ चूल्हा, कांगड़ी । 

हसन्ती | हस्‌ + दतृ +-डीप्‌] 1. उठाऊ अंगीठी 2. एक प्रकार 
की मल्लिका । 

हिका [ हस्‌-+-ष्वुलू ‡-टाप्‌, इत्वम्‌ ] अट्टहास, उपहास । 

हसित (भू० क० कृ०) [ हस्‌--क्त ] 1. जिसकी हंसी की 
गई हो, हंसना 2. विकसित, फूला हुआ,-- तम्‌ 1. अट- 
हास 2. मखौल, मज़ाक 3. कामदेव का धनुष । 

हस्तः [ हस्‌+-तन्‌, न इट्‌ | हाथ; हृस्तं गतः हाथ में 
पड़ा हुआ या अधिकार में आया हुआ,--गौतमीहस्ते 
विसजयिष्यामि-झ० ३, (मँ गौतमी के हाथ 
(द्वारा) इसे भेज दूँगा) इसी प्रकार “हस्ते पतिता”, 
हस्ते संनिहितां कुरु' आदि, शंभुना दत्तहस्ता -मेघ० 
६० (शंभु का सहारा लिए हुए), हस्ते कृ (हस्तेकृत्य, 
कृत्वा) हाथ से पकड़ना, ले लेना, हाथ से ले लेना, 
हाथ में पकड़ लेना, अधिकार कर लेना, लोकोक्ति- 
हस्तकङक्णं कि दपंणे प्रेक्ष्यते (हाथ कंगण को आरसी 
क्या) अर्थात्‌ हाथ पर रक्खी वस्तु को देखने के लिए 
शीशे की आवश्यकता नहीं होती 2. हाथी की सूंड-कु० 
११३६ 3. तेरहवां नक्षत्र जिसमें पाँच तारे सम्मिलित हैं 
हाथभर, एक हस्तपरिमाण, (२४ अंगुल या लगभग 
१८ इंच की लंबाई, जो कोहनी से मध्य अंगुली की 
नोक तक होती है) 5. हाथ की लिखाई, हस्ताक्षर 
--धनीवोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिह्मितम्‌ याज्ञ 
३।९३, स्वहस्तकालसंपन्नं शासनम्‌-१।३२० (तारीख 
और हस्ताक्षर सहित), धार्यतामय प्रियाया: स्वहस्तः 
--विक्रम० २, (मेरी प्रिया का आत्मलेख), २।२० 
(अतः आलं० से) प्रमाण, संकेत -मुद्रा० ३ 7. सहा- 
यता, मदद, सहारा,-वात्याखेदं कृशाङ्गथाः सुचिरमव- 
यवेदंत्तहस्ता करोति --वेणी० २।२१ 8. राशि, परिः 
माण, (बालों का) गुच्छा, रचना में 'केश' 'कच' के साथ 
-पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे .- अमर०, 
सति विगलितबन्ये केशहस्ते सुकेश्याः सति कुसुमसनाथे 
कि करोव्यप बर्हीँ, विक्रम० ४।१०,--स्तम्‌ घौंकनी । 
सम०--अक्षरम्‌ अपने निजी अक्षर, दस्तखत,--अग्रम्‌ 
अंगुली (क्योंकि हाथ का सिरा यही होती हैँ) 
-अंगुलिः हाथ की कोई सी अंगुलि, - अभ्यस्तः हाथ से 
काम करने का अभ्यास, - अवलम्बः --आलम्बनम्‌ हाथ 
का सहारा -दत्तहस्तावलम्बे प्रारम्भे--रत्न० (सहारा 
दिये जाने पर),--आमलकम्‌ 'हाथ में रक्खा आंवले 
का फल' यह एक वागधारा हुँ, और उस समय प्रयुक्त 


१४७ 


होती हैं जब कभी ऐसी बात का निर्देश करना होतो 
बिल्कुल स्पष्ट और अनायास ही बोघगम्य हो; -आवापः 
दस्ताना, हस्तत्राण, (ज्याघातवारण)-विक्र० ५, श० ६ 
पु कमलम्‌ 1. हाथ में लिया हुआ कमल 2. कमल 
जेसा हाथ, कौशलम्‌ हाथ की दक्षता,--क्रिया हाथ 
का काम, दस्तकारी,-- गत - गामिन्‌ (वि०) हाथ में 
आया हुआ. अधिकार में आया हुआ, प्राप्त, गृहीत 
7 त्वं प्राथ्यंसे हस्तगता ममेभि:--रघु० ७।६७, 
८1१, - प्राहः हाथ से पकड़ना, चापल्यम्‌ हस्तकौशल, 
~तलम्‌ 1. हाथ की हथेली 2. हाथी के सूंड की नोक, 
-तालः हथेली बजाना, तालियाँ बजाना, - दोषः 
हाथ से होने वाली त्रुटि, भूल, - धारणम्‌--वारणम्‌ 
(हाथ से) आघात का निवारण करना, पादम्‌ हाथ 
और पेर, न मे हस्तपादं प्रसरति श० ४, पुच्छम्‌ 
कलाई से नीचे का भाग,--पृष्ठम्‌ हथेली का पृष्ठभाग, 
"प्राप्त (वि०) 1. हस्तगत 2. उपलब्ध, सुरक्षित, 
= प्राप्य (वि०) जहाँ आसानी से हाथ पहुंच सके, 
जो हाथ की पहुंच में हो-हस्तप्राप्यस्तवकनमितो 
बाळमन्दारवृक्षः-मेघ ० ७५,--बिम्बम्‌ शरीर में उबटन 
आदि गंध द्रव्यों का लेप, - मणिः कलाई पर पहना 
जाने वाला रत्नाभूषण,-लाघवम्‌ 1. हाथ की तत्परता 
या कुशलता 2. हाथ की सफाई, बाजीगरी,-संबाहनम्‌ 
हाथ से मलना या मालिश करना-मेघ० ९६,-सिद्धिः 
(स्त्री०) 1. हाथ का श्रम, हाथ से किया जाने वाला 
काम 2. भाड़ा, पारिश्रमिक, मजूदूरी,-- सुत्रम्‌ कलाई 
में घारण किया हुआ मंगलसूत्र या वलय, कड़ा 
कुः ७।२५। 

हस्तकः हस्तवत्‌ [ हस्त |-कन्‌ ] 1. हाथ की अवस्थिति । 

हस्ताहस्ति (वि०) [ हस्त +मतुप्‌ ] दक्ष, कुशल, चतुर । 

हस्तिकम्‌ (अव्य) [ हस्तश्च हस्तैश्च प्रहृत्य इदं युद्ध 
प्रवृत्तम्‌ व° स०, दीर्घ; इत्वम्‌, अव्ययत्वं च ] हाथा 
पाई, हस्ताहस्ति जन्यमजनि दक्ष० । 

हस्तिकम्‌ [ हस्तिनां समू हः--कन्‌ ] हाथियों का समूह । 

हस्तिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [हस्तः शुंडादण्डोऽस्त्यस्थ इनि] 
1. करयुक्त 2. सूँडवाला,-- (पुं०) हाथी मनु० 
७।९६, १२।४३, (हाथी चार प्रकार के बताये जाते 
हे-भद्र, मंद्र, मृग और मिश्र) 1. सम० - अध्यक्षः 
हाथियों का अधीक्षक, - आयुर्वेद: हाथियों के रोगों की 
चिकित्सा से संबद्ध कृति, रचना, आरोहः महावत, या 
हाथी की सवारी करने वाला, कक्ष्यः 1. सिंह 2. बाघ 
-कर्णः एरंड का पौधा,-घ्नः 1. हाथो को मारने बाला, 
--चारिन्‌ (पुं ) पीलवान,~-दन्तः 1. हाथी का दांत 
2. दीवार में गड़ी हुई खूंटी (--तम्‌) 1. हाथीदांत 
2. मूली,--दन्तकम्‌ मूली, -- नखम्‌ पुरद्वार पर बना 
हुआ मिट्टी का ढूहा,- पः - पकः पीलवान, हाथी की 


(११७० 


सवारी करने वाला - इति बोषयतीव डिडिम: करिणो | 
हस्तिपकाहतः क्वणन्‌--हि० २।८६, मदः मस्त हाथी 
के मस्तक से चूने वाला मदरस:,-मल्लः 1. ऐरावत 
2. गणेश 3. राख का ढेर 4. घूल की बौछार 
5. कुहरा, -यूथ--थम्‌ हाथियों का समूह, -- वरचंसम्‌ 
हाथी की शान, कान्तिः, - ` बाहः 1. पीलवान 2. हाथियों 
को हांकने का अंकुश, -षड्गवम्‌ छ: हाथियों का समूह, 
स्तानम्‌ गजस्नान, हाथी का स्नान - अवशेन्द्रिय- 
चित्ताना हस्तिस्तानमिव क्रिया - हि० १।१८-- हस्तः 
हाथी की सूंड । 
हस्तिन (ना) पुरम्‌ [ अलुक्‌ समास हस्तिना तदाख्यनृपेण 
चिह्नितं तत्कृतत्वात्‌ | राजा हस्तिन्‌ द्वारा बसाया 
गया नगर, (वर्तमान दिल्ली से लगभग ५० मील 
उत्तरपूर्वं दिशा में, यही वह नगर हुँ जहाँ महाभारत 
के कृत्य का केन्द्रीय दृश्य था, इसके अन्य नाम यह 
है- गजाह्वय, नागसाह्वय, नागाह्ू और हास्तिन) । 
हस्तिनो [ हस्तिन्‌ +-डीप्‌ ] 1. हथिनी 2. एक प्रकार की 
औषध और गन्बद्रव्य 3. कामशास्त्र में वित चार 
प्रकार की स्त्रियों में से एक (इस स्त्री के होठ, 
अंगुलियाँ ओर कूल्हे मोटे, तथा स्तन भारी होते है, 
इसका रंग काला और कामलिप्सा अधिक होती हैं, 
रतिमंजरी में इसका वर्णन इस प्रकार है -स्थूलाघरा 
स्थूलनितम्बबिम्बा स्थूलाङगुलिः स्थूलकुचा सुशीला । 
कामोत्सुका गाढरतिप्रिया च नितान्त भोक्त्री-नितंबखर्वा 
--खलू हस्तिनी स्यात्‌ - (करिणी मता सा) । 
हस्त्य (वि०) [ हस्त-{-यत्‌ ] 1. हाथ से' संबंध रखने 
बाला 2. हाथ से किया गया 3. हाथ से दिया हुआ । 
हहलम्‌ | ह+ हल्‌ +-अच्‌ | एक प्रकार का घातक विष ! 
हहा (१०) [ हञ-हा¬-क्विप्‌ ] ऐक गन्धवंविशेष---तु? 
हाहा । 
हा (अव्य०) [ हा+का ] 1. शोक, उदासी, खिन्नता को 
प्रकट करने वाला अव्यय, आह, हाय, अरे--हा प्रिये 
जानकि-उत्तर० ३, हा हा देवि स्फुटति हृदयं-उत्तर० 
३।३८, हा पितः क्वासि, हे सुभ्ु-भट्टि० ६ ११, हा 
वत्से मालति क्वासि--मा० १० आदि (इस अर्थ में 
'हा प्रायः कर्म» के साथ प्रयुक्त होता-है- हा 
कृष्णाभक्तम्‌--सिद्धा ०) 2. आश्चयं-हा कथं महाराज- 
दशरथस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे कोसल्या-उत्तर०४ 
3. क्रोध या झिड़की । 
हा ! (जुहो० आ० जिहीते, हान, कमं वा० हायते, इच्छा० 
जिहासते) 1. जाना, हिलना-जुलना- जिहीथा 


७ स्फुटमिह भवद्बान्धवरथम्‌--हंस० २८, 
कि० १३।२३, नलो० १1३८ 2. प्राप्त करना, हासिल 
करना, उद्‌ -., 1. ऊपर की ओर जाना, (सभी अर्थो 
में) उठना--यतो रजः पाथिवमुज्जिहीते--रघु० 


) 


१३1६४, आविर्भूतानुरागाः क्षणमुदयगिरेरुज्जिहानस्य 

भानोः - मुद्रा ४२१, नै० २२४५, ५५, उज्जिहीषे 
महाराज त्वं प्रशान्तो न कि पुनः - भट्टि० १८२७, 
तुम क्यों नहीं उठते हो अर्थात्‌ जीवित होते हो' 
कोलाहलो छोकस्योदजिहीत--दश० लोगों से एक 
शोर उठा? 2. जुदा होना, चले जाना--उज्जिहान- 
जीवितां वराकीं नानुकम्पसे-मा० १० 3. उठाना 
-शिरसा यूपमुज्जिहीते-कात्या० 4. चढ़ाना, (भाँहें) 
उठाना, सिकोइना-भट्टि० ३।४७, उप-, नीचे आना, 
उतरना-निजौजसोज्जासयितुं जगद्द्रुहामुपाजिहीथा न 
महीतं यदि - शि० १।२१, सभ्‌ --, जाना, पहुंचना, 
उपभोग करना-जनता''''"-समहास्त मुदम्‌ नलो० 
१५४ । 


(अदा० पर० जहाति, हीन) 1. छोड़ना, त्यागना, 
परिहार करना,-छोड़ देना, तजना, तिलांजलि देना, 
पदत्याग करना - मूढ जहीहि घनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे 
मनसि वितृष्णाम्‌--मोह० १, सा स्त्रीस्वभावादसहा 
भरस्य तयोद्वेयोरेकतरं जहाति --मुद्रा० ४।१३, रघु» 
५७२, ८५२, १२२४, १४६१, ८७, १५।५९, 
श० ४।१३, भग० २५०, भट्टि ३।५३, ५।९१, 
१०।७१, २०।१०, मेघ० ४९, ६०, भामि० २।१२९, 
ऋतु० १।३८ 2. पदत्याग करना, जाने देना 3. गिरने 
देना 4. भूल जाना, उपेक्षा करना, अवहेलना करना 
5. बचना, बिदकना-कमं० (डीयते) 1. छोड़ दिया: 
जाना, कि० १२।१२ 2. निकाल दिया जाना, 
वञ्चित किया जाना, लुप्त होना (करण० या अपा० 
के साथ) -- विल्पाक्षो जहे प्राण:--भट्टि० १४।३५, 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते-मनु० ३।१७, 
५।१६१, ९।२११ 3. कम होना, थोड़ा हो जाना, 
प्रायः 'परि' के साथ 4, घटना, कम होना, मुर्झाना, 
क्षीण होना, आलं० से भी) क्षय को प्राप्त होना 
प्रवृद्धो हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः--रघु० 
१७।७१, हि० प्र ४२ 5. (जैसे मुकदमे में) हार 
जाना--भूपमप्युपन्यस्तं हीयते व्यवहारंत:--याज्ञ ० 
२।१९ 6. छूट जाना, भूल जाना 7. कमजोर होना 
~ प्रेर० (हापयति-ते) 1. छुड़वाना, परित्यक्त 
कराना 2. अवहेलना करना, भूलना, अनुष्ठान में देर 
करना -शि० १६।३३, मन्‌ ० ३७१, ४२१, याज्ञ० 
१४१२१, इच्छा» (जिहःसति) छोड़ने की इच्छा 
करना, अप,--छोइना, त्यागना, तज देना--विललाप 
स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌-रघु० ८।४३ 
अपा--, छोड़ना, त्यागना, अब -, छोड़ना, वञ्चित 
होना, परि --, 1. छोड़ना, त्यागना, छोड़ कर चल 
देना 2. भूल जाना, अवहेलना करना--यथोक्तान्यपि 
कर्माणि परिहाय --मनु० १२।९२, (कर्मवा०) 1. अल्प 


( १९७१ ) 


होना, कम होना --आरयंस्य सुविहितप्रयोगतया न 


किमपि परिहास्यते--श० १ 2. घटिया होना--ओज-. 


स्वितया न परिहीयते शच्या:-- विक्रम० ३, मालवि० 


२, प्र--1. छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना, तिलां- 


जलि देना--प्रजहाति यदा कामान्‌ -भग० २1५५ 
३९, मोहमेतौ प्रहास्येते--राम० 2. जाने देना, फेंकना, 
डाल देना-प्रजहुः शूलपट्टिशान्‌-भट्टि० १४।२३, बि-, 
छोंड़ना, परित्यक्त करना, तजना, छोड़ देना -विहाय 
लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुकं जटाघरः सन्‌ जुहुधीह पावकम्‌ 
-कि० १।४४, मेघ० ४१, रघु० २४०, ५।६७,७३, 
६1७, १२।१०२, १४।४८, ६९, कु० २१, (प्रेर०) 
पुरस्कार देना । 

हाङ्कर [ हा विषादाय पीड़ायै वा अंगं राति... हा+अङ्ग 
+रा-+क] एक बड़ी मछली । 

हाटक (वि०) (स्त्री०--की) [हाटकन-अण्‌] सुनहरी, 
कम्‌ सोना । सम०-- गिरिः सुमेरु पर्वत । 

दात्रम्‌ [हा करणे त्रळ्‌] पारिश्रमिक, मजदूरी, भाड़ा । 

शानम्‌ [हा +क्त] 1. छोड़ना, त्यागना, हानि, असफलता 
2. बच निकलना 3. पराक्रम, बल । 

हानिः (स्त्री) [हा--क्तिन्‌, तस्य निः] 1. परित्याग, 
तिलांजलि 2. हानि, असफलता, अनुपस्थिति, अनस्तित्व 
“ क्वचित्त्‌ स्फुटालङकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः 
काव्य० १, इसमें काव्य की हानि नहीं! 3. हानि, 
नुकसान, क्षति--ग्रासोद्‌्गलितसिक्थेन का हानिः 
करिणो भवेत्‌--सुभा०, का नो हानिः- सवं० 
4. न्यूनता, कमी-यथा हानिः क्रमप्राप्ता तथा 
वृद्धिः क्रमागता -हरि०, याज्ञ० २२०७, २४४ 
5. अवहेलना, भूलना, भंग-- प्रतिज्ञा”, कार्य? 
6. नष्ट होना, बर्बाद होना, हानि-कालहानिः--रघु० 
१२१६! 

हाफिका (स्त्री०) जमुहाई, जृंभा । 

हायनः,--नम्‌ [हा--ल्यु] वर्ष,-नः 1. एक प्रकार का 
चावल 2. शिखा, ज्वाला । 

हदः [हू+धज्म | 1. ले जाना, हटाना, एकड्ना 2. पहुँ- 
चाना 3. अपकर्षण, अल्गाव 4. बाहक, हरकारा 
5. मोतियों की माला, हार ~हारोऽयं हरिणाक्षीणां 

छै -अमरु० १००, पाण्डधोऽयमंसापि- 

तलम्बहारः--रधु० ६६६०, ५१५२, ६।१६, मेघ० ६७, 

ऋतु १।४, २:१८ 6. संग्राम, युद्ध 7. (गणिऽ में) 

किसी भिन्न का नीचे का अंश 8. भाजक। सम? 

~~ आवलिः--ली (स्त्री) मोतियों की लड़ी~तरुणी- 

स्तन एव शोभते मणिहारावलिरामणीयकम्‌--नै० 

२।४४, हारावलीतरलकाञ्चितकाञ्चिदाम-गीत०११, 

--गुडि (लि) का माला का दाना या हार का मोती 

रघु० ५।७०,--यष्दिः हार, मोतियों की लड़ी--दधति- 


| 


पृथुकुचागरेुन्नतरहारयष्टिम्‌ --ऋतु० २२५, 
“हारा एक प्रकार का छालभूरे रंग का अंगूर । 

हारकः [ह+प्बुल] 1. चोर, लुटेरा याज्ञ० ३।२१५ 
2. ठग, धूर्त 3. मोतियों की लड़ी 4. (गणि० में) 
भाजक 5. एक पकार की गद्य रचना । 

हारि (वि०) [ह्‌+-णिच्‌ +-इन्‌] आकर्षक, मोहक, सुख- 
कर, मनोहर,-रिः (स्त्रीश) 1. पराजय 2. खेल 
में हार 3. यात्रियों का समूह्‌, सार्थवाह । सम ०-कष्ठ: 
कोयल । 

हारिशिकः | हरिण--ठक्‌ ] हरिणों को पकड़ने वाला, 
शिकारी । 

हारित (भू० क० इ०)[हृ+णिच्‌+-क्त] 1. हरण कराया 
हुआ, पकड़ाया हुआ 2. उपहार स्वरूप दिया गया, 
प्रस्तुत किया गया 3. आक्ृष्ट,-- तः 1. हरा रंग 
2. एक प्रकार का कबूतर । * 

हारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [हारो अस्त्यस्य इनि, 
ह-णिनि वा] 1. ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, 
ढोने वाला 2. लूटने वाला, हरण करने वाला--..वाजि- 
कुजराणां च हारिण:--याज्ञ० २२७३, ३२०८ 
अ. पकड़ लेने वाला, बाघा पहुँचाने वाला,-- मनु० 
१२।२८ 4. प्राप्त करने वाला, उपलब्ध करने वाला 
5. आकर्षक, मोहक, सुखकर, आह्वादकर, आनन्दप्रद 
--तेवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः-श० १।५, 
शि० १०।१३, ६९, विष्टपहारिणि हरो--भतूं० 
२1२५ 6. आगे बढ़ने वाला, अग्रगण्य होने वाला 
7. हार धारण करने वाला । 

हारिब्रः [हरिद्रा+-अण्‌] 1. पीला रंग 2. कदंब का वृक्ष । 

हारीतः [हृ +-णिच्‌+-ईतच्‌] 1. एक प्रकार का कबूतर 
“रघु० ४४६ 2. धूर्ते, ठग 3. एक स्मृतिकार का 
ताम--याज्ञ० १४] 

हार्दम्‌ [हृदयस्य कमं युवा० अण्‌ हृदादेशः] 1, स्नेह, प्रेम 
अमषंशून्येन जनस्य दाता ना न जातहार्देन न विद्विषा- 
दरः--कि० १।३३, शि० ९।६९, विक्रम» ५१० 
2. कृपा, सुकुमारता 3. इच्छाशक्ति 4. अभिप्राय, 
अर्थ । 

ह्यं (वि०) [ह--प्यत्‌] 1, रण किये जाने योग्य, ढोये 
जाने योग्य 2. सहन किये जाने योग्य, ले जाये जाने 
योग्य-यदूढया वारणराजहायेया--कु० ५।७० 3. अपः 
हरण किये जाने योग्य, छीने जाने योग्य-रघु० 
७।६७ 4. विस्थापित होने योग्य, (इवा भादि के 
द्वारा) ले जाये जाने योग्य--रघु० १६।४३ 5. (अपने 
संकल्प से) चलायमान होने योग्य--कु० ५।८ 6. उप- 
लब्ध किये जाने योग्य, जीते जाने योग्य, आकृष्ट 
किये जाने योग्य, विजित या प्रभावित किये जाने 
योग्य--वहसि हि धनहाय॑ पृष्यभूतं शरीरम्‌-- मुच्छ 


१८, 


( 


१३१, कु० ५५३, मनु० ७२१७ 7. पकड़े जाने 
योग्य, लूटे जाने योग्य - मनु० ८1४१७,--यंः 1. साँप 
2. बिभीतक या बंहेड़े का वृक्ष 3. ( गणि» में ) 
भाज्य । 

हालः [हलो अस्त्यस्य अणू, हल एव वा अण्‌] 1. हल 
2. बलराम का नाम 3. शालिवाहन का नाम । सम० 
-भत्‌ (पुं) बलराम का विशेषण | 

हालकः [हाल -कन्‌] पीले भूरे रंग का घोड़ा । 

हाल (ला) हलम्‌ [= हलाहल, पृषो०] एक प्रकार का 
घातक विप जो समुद्रमंथन के परिणाम स्वरूप मिला 
था । (अत्यन्त विषाक्त होने के कारण यह प्रत्येक 


वस्तु को भस्म करने लगा, इसलिए इसे शिव जी ने | 


पी लिया) - अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहरु 
मास्म तात दुष्यः। ननु सन्ति भवादृशानि भूयो 
भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुर्जनानाम्‌ -सुभा० 2. (अतः) 
घातक विष, या जहर, दे० भामि० १।९५, २।७३, 
पंच० १।१८३, ('हुलाहल' और 'हालहाल' भी लिखा 
जाता हूँ) । 

हालहली, हाला [हालाहल+-डीप्‌, हलू +घञ्ञ --टाप्‌] 
शराव,~मदिरा-हित्वा हालामभिमत रसां रेवतीलोचना- 
ङ्काम्‌ - मेघ० ४९, पंच० १।५८, शि० १०।२१। 

हालिकः | हलेन खनति हल: प्रहरणमस्य तस्येदं बा ठक्‌ 
ठडा, वा | 1. हुलवाला, किसान 2. जो हल चलाये 
(जैसे कि हल में जूता बल) 3. जो हल के द्वारा 
युद्ध करता हूँ । 

हालिनौ | हलू 3-शिनि +ङीप्‌ ] एक प्रकार की बड़ी 
छिपकली । 


बुद भावनाओं को उत्तेजित करती 
हुँ वी, मधु रभाषण -- हावहारि हसितं 
दशि विकारविशेया:--शि० १०1१३, 
हावम्‌ - भट्टिः ३।४३, (उज्ज्व- 
की परिभाषा निम्नांकित की हे 
क्तो श्रूनेतादिविकासकृत्‌ । भावा- 
[यः सं हाव इति कथ्यते ॥ दे० सा० 
द० १२७ भी । 

हस्‌ --घज्म_ ] 1. ठहाका, हंसी, मुस्कराहट . भासो 
प्रसन्न ११२२ 2. हर्षे, खुशी, आमोद 3. हास्य- 
ध्वनि, हास्यस्स, दे० सा द० २०७ 4. व्यंग्यपूर्ण 
हंसी -रंघु० १२:३६ 5. खुलना, विकसित होना, 
फूलना (कमल आदि का) --कूछानि सामर्षतयेव ततुः 
सरोजलदमीं स्थळपद्महार्स:--भट्रि २।३ । 


११७२ 


) 


हासिका [हस्‌-+-प्वुल--टापू, इत्वम्‌] 1. अट्टहास 2. खुशी, 
-आमोद । 

हास्य (वि०) [ हस्‌+-ण्यत्‌ ] हंसने के योग्य, हास्यास्पद, 
रघु० २४३,-स्यम्‌ 1. हंसी --याज्ञ० १1८४ 2. खुशी, 
मनोरंजन, क्रीडा - मनु० ९२२७ 3. मजाक, मखौल 
4. व्यंग्य, दिल्लगी, ठट्ठा,--स्यः काव्य में वाणित 
हास्यरस, परिभाषा-विकृताकारवाग्वेषचेष्टादे: कुहका- 
द्धवेत्‌ । हास्यो हासस्थायिभावः (हासो हास्यस्था- 
यिभावः' के स्थान पर) इवेतः प्रथमदैवतः - सा० द० 
२२८ । सम०- आस्पदम्‌ हंसी की चीज, हंसी उड़ाने 
की वस्तु,--पदवी,--मार्ग: खिल्ली, दिललगी- करुद्धे 
ीतस्त्रिभुवनजयी हास्यमार्गं दशास्यः - विक्रम० १८ 
१०७, - रसः हंसी या आमोदात्मक रस--दे० ऊपर 
हास्य । 

हास्तिकः [ हस्तिन्‌+-ठक्‌ ] मदत , या गजारोही,--कस्‌ 
हाथियों का समूह--शि० ५३० | 

हास्तिनम्‌ [हस्तिना नृपेण निर्वृत्तम्‌ नगरम्‌-हस्तिन्‌+-अण्‌] 
हस्तिनापुर नगर का नाम । 

हाहा (पं) [ हा इति शब्दं जहाति-हा+हा-- क्विप्‌ ] 
एक गन्धर्व का नाम-- (अव्य०) पीड़ा, शोक या 
आश्चर्यं का प्रकट करने वाला उद्गार (यह केवल 
“हा' शब्द हँ, केवल बल देने के लिए इसको 'द्वित्व' 
कर दिया गया है) । सम०--कारः 1. शोक, विलाप, 
रोना-धोना 2. युद्ध का शोर, - रव: हा हा' की ध्वनि । 

हि (अव्य०) (इसका प्रयोग वाक्य के आरम्भ में कभी 
नहीं होता) इसके अर्थ निम्नांकित हैः -1. इसलिए 


कि, क्योंकि (तर्कसंगत युक्ति का निर्देश करना) 
-अग्निरिहास्ति धूमो हि दृश्यते--गण०, रघु० ५१० 
2. निस्सन्देह, निश्चय ही-_देवप्रयोगप्रवानं हि 
नाटयशास्त्रम्‌--मालवि० १, न हि कमलिनीं दृष्टवा 
ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः--मालवि० ३ 3. उदाहरणस्व- 
रूप, जैसा कि सुविदित हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ । सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः 
--रघु० १११८ 4. केवल, अकेला (किसी विचार पर 
बल देने के लिए) मूढो हि मदनेनायास्यते--का० 
१५५ 5. कभी कभी यह केवल पूरक की भांति ही 
प्रयुक्त होता हे । 

हि (स्वा० पर० हिनोति, हित-प्रेरश हाययति, इच्छा० 
जिघीषति) 1. भेजना, उकसाना 2. डाल देना, 
फेंकना, (तीर) चलाना, (बन्दूक) दागना - गदा 
शक्रजिता जिध्य - भट्टि० १४।३६ 3. उत्तेजित करना, 
भड़्काना, उकसाना, 4. उन्नत करना, आगे बढ़ाना 
5. तृप्त करना, प्रसन्न करवा, उल्लसित करना 
6. जाना, प्रयति करना, प्र--, 1. भेज देना, ढकेलना 
2. फेंकना, (तीर) चलाना, (बन्दूक) दाग देना 


( 


--विनाश्ात्तस्थ वृक्षस्य रक्षस्तस्मै महोपलं । प्रजिघाय 
--रघु० १५२१, भट्टि० १५1१२१ 3. भेजना, प्रेषित 
करना, मा० १, रघु० ८७९, ११) ४९, १२1८६, 
भट्टि० १५१०४] 

हिस्‌ (भ्वा० रुघा० पर०, चुरा० उभ० हिसति, हिनस्ति 
हिसयति- ते, हिसित) 1. प्रहार करना, आघात 
करता 2. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, नुकसान 
पहुँचाना 3. कष्ट देना, संताप देना--मा० २११ 
4. मार डालना, हत्या करना, बिल्कुल नष्ट कर देना 
कीति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति उत्तर» ५।३१, 
रघु० ८४५, भग० १३1२८, भट्टि० ६३८, १४५७, 
१५७७८ । 

हिसक (वि०) [ हिस्‌-| ण्वुल | हानिकर, अनिष्टकर, 
क्षतिकर-- कः 1. खंखार जानवर, शिकारी जानवर 
2. शत्रु 3. अथर्ववेद में निपुण ब्राह्मण । 


हिसनम्‌,- ना | हिसू--त्यूट्‌ ] प्रहार करना, चोट मारना, 
वध करना--मन> २।१७७, १०४८, याज्ञ 


दीन प्रकार की मानी जाती हैं 
: और मानसिक) -- अहिंसा 
परमो धर्म: करना, हत्या करना, विध्वंस 
रधु ५५७, याशे० ३।११३, मनु० १.०।६३ 
3. लुटना, डावा डालना । सम०--आत्मक (वि०) 
कर्मन्‌ (नपुं) 1. कोई भौ 
ने वाला कृत्य 2. शत्रु का 
जादू, अभिचार --प्राणिन्‌ 
रन (वि०) उत्पात में संलग्न 
नै पर तुला हुआ, - समुझ्भूव 
। 


: आए । 1. वाघ, चीता 2. कोई भी 


7 


--नाळुच्‌ | 1. हानिकर, उत्पाती, 


ग 2. घातक - (१०) उत्पाती या 


र, भीषण, बबंर--स्र: 1. भीषण 


BN 
क्र 


टेखालु--कर्‌ ] उपद्रवी या जंगली | 


1. वाथ 2. पक्षी 3. उपद्रवी | 


| 


“ण्यत्‌ ] जो क्षतिग्रस्त किया जा | 


| हिण्डि (डी) रः [ 


११७३ ) 


जन्तु, शिकारी जानवर,--रघु० २।२७ 2. विनाशक 
3. शिव 4. भौम। सम०--पश्ुः शिकारी जानवर, 
--यन्त्रम्‌ 1. पिंजरा 2. दुर्भावनापूर्णं अभिप्रायों के 
लिए प्रयुक्त होमे वाला अभिचारमंत्र । 

हिक्क्‌ 1 (भ्वा० उभ० हिककति-- ते, हिविक्रत) 1. अस्पष्ट 
उच्चारण करना 2. हिचकी लेना । 
1 (चुरा० आ० हिल्लयते) चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, वध करना । 

हिक्का [ हिक्क्‌+ अ--टाप्‌ ] ध्वनि 
2. हिचकी । 

हिङ्कारः [ 'हिम्‌ इत्यस्य कार: ] 1. 'हिम्‌' की मन्द ध्वनि 
करना, हुंकार भरना 2. बाघ । 

हिङगु ( पुं०, नपुं०) [ हिम गच्छति--गम्‌न-डु, नि० ] 
1. हींग का पौधा 2. इस पौधे से तेयार किया गया 
पदार्थ जो घर में खाद्यपदार्थो में छौंक के लिए 
प्रयुक्त होता हे । सम०--निर्यासः 1. हींग के वृक्ष का 
गोंद के रूप में रस 2. नीम का पेड़,-- पत्रः इंगुदी का 


१. अस्पष्ट 


वृक्ष । 
हिङगुलः [ हिडगु--ला--क (कि, डु वा) ] 
हिङगुलिः ईगुर, सिदूर । 


हिङगुलू (पुं० नपुं० 
हिञ्जीरः (पुं०) हाथी के पंरों को बाँधने की बेड़ी या 
रस्सी । 
हिडिम्बः (पु०) बह राक्षस जिसे भीम ने मारा था,-- बा 
हेडिब की बहन जिसने भीम से विवाह कर रिया 
था! सम०--जित्‌,--निषूदन्‌, भिद्‌,--रिषु (पुं०) 
भीम के विशेषण । 


हिण्ड्‌ (म्वा० आर हिण्डते, हिण्डित) जाना, घूमना, इधर 
उधर फिरना, आ --, घूमना, या इधर-उधर फिरना 
श० २। 
हिण्डनम्‌ [ हिण्ड्‌ +-ल्युद्‌ ] 1. घूमना, इधर-उधर फिरना 
2. संभाग 3. लेखन 
हिण्डिकः | हिण्ड्‌ ~ इन्‌: कन्‌ ] ज्योतिषी । 
हि (इरन्‌) ] 1. समुद्रशाग 


पुरुष, मद 3. बंगव । 


[हि -५-क्त ] 1. रखा हुआ, डाला 
२. यामा हुआ, लिया हुआ 3. उप- 

(संप्र० के साथ) -गोभ्यो 
गी, छाभदायक 5. हितकारी 


सके--रघु० २।५७, मनु० | 
] 1. हानिकर, अनिष्टकर, 
तक मनु? ९१८०, १२०६ 


१४६३ 6. मित्रवत्‌, कृपालु, स्नेही, सद्वृत्त (प्राय 
अवि? के साथ) --तः मित्र, परोपकारी, मित्र जैसा 
परामशंदाता--हितान्न यः संश्णुते स किप्रभुः 


( ११७४ ) 


जः मंनाक पर्वत,-जा 1. खिरनी का पेड़ 2. पार्वती, 
- सैलम्‌ एक प्रकार की कपूर की मल्हम, दीषितिः 
चन्द्रमा--शि० ९।२९--द्रुदिनम्‌ अति ठंड से कष्ट- 
दायक दिन, ठंड और बुरा मौसम, युतिः चन्द्रमा, 
"हह (पुं०) सूय,-ध्वस्त (वि०) पाले से मारा हुआ, 
कुतरा हुआ या नष्ट हुआ,- प्रस्थः हिमालय पहाड 
-रश्सि (पुं०) चाँद,~बालुका कपूयर,-शीतल (वि० ) 
बर्फ की भांति ठंड,-- हेल: हिमालय पहाड़,-> संहति 
(स्त्री०) बफ़ का ढेर,-सरस्‌ बर्फ की झील, ठंडा 
पानी--मा० १।३१,- हासकः दलदल में होने वाला 
खजूर का पेड़ ! 

हिमबत्‌ (वि०) [ हिम--मतुप्‌ | हिममय, वर्फीला, कुहरा 
से युक्‍त,-- (पुं) हिमालय पहाड़--रघु० ४७९, 
विक्रम» ५२२ । सम०- कुक्षिः हिमालय पर्वत की 


ताकि» १५, हि० ११३०,--तम्‌ 1. उपकार, लाभ, 
फ़ायदा 2. कोई भी उपयुक्त या समुचित बात 
3. कल्याण, कुशल. क्षेम । सम०-अनुबन्धिन्‌ (वि०) 
कल्याणप्रद, - अन्वेषिन्‌, -- अथिन्‌ कुशलाभिलाषी, 

इच्छा सदिच्छा, मंगळकामता,---उक्तिः आरोग्य- | 
वर्धक निदेश, सत्परामशे, नेक सलाह,---उपदेशा: 
हिनकर उपदेश, सत्प रासशे, नेक सलाह,-एषिन्‌ हितेच्छ, 
भला चाहने वाळा, परोपकारी, --कर (वि०) सेवा 
या कृपापूर्ण कार्य करने वाला, मित्र-सा व्यवहार करने 
बाला, अनुकूल, - काम (वि०) हितेच्छु, मंगलाकांक्षी, 
~~ काम्या दूसरे की भंगलकामना, सदिच्छा, कारिन्‌ 

कृत (पु०) परोपकारी,---प्रणी (पुं ) गुप्तचर 
फाबुद्धि (वि०) मित्र-से मन वाला, सद्धभावनापूर्ण, 
~वाबथम्‌ मेत्रीपूर्ण परासश,-बादिन्‌ (पुं०) सत्परामर्श 


देने वाला । घाटी,- पुरम्‌ हिमालय की राजघानी ओषधिप्रस्थ का 
हितकः [ हित --क ] 1. बच्चा 2. किसी पशु का शावक। ¦ नाम, --कु० ६।३३,--सुतः मेनाक पर्वत,-- सुता 
हिन्ताल; [ हीनस्तालो यस्मात्‌ -पृषों ० ] एक प्रकार का : 1. पार्वती 2. गंगा । 

लशु । हिमानी [ महद्‌ हिमम्‌, हिम--डीप्‌ आनुक्‌ ] बफ का ढेर, 


हिन्दोलः | हिल्लोल्‌ +-घञ्ञ्‌ पृषो० ] 1. हिंडोल, झूला हिम का समह, हिमसंहति --नगमुपरि हिमानीगौरमा- 
2. श्रावण के शुक्ल पक्ष में दोलोत्सव के अवसर पर । साद्य जिष्णु: --कि० ४।३८, भामि १।२५। 
कृष्ण भगवान्‌ की मूर्तियों को ले जाने वाला हिंडोल, | हिरणम्‌ | ह--ल्युट, नि० ] 1. सोना 2. वीर्य 3. कौड़ी । 
या दोलोत्सव । | हिरण्यय (ठि०) (स्त्रीश - यी) [ हिरण--मयट्‌ नि० | 
हिन्दोलकः, हिन्दोला [ हिन्दोल--कन्‌, टाप्‌ वा ] झूला, | सोने का बना हुआ, सुनहरी--हिरण्मयी सीताया 
हिडीला । प्रतिश्षति:---उत्तर० २, रघु० १५।६१,-यः ब्रह्मा देवता । 


हिल (वि०) [हि--मके ] ठंडा, शीतल, सर्द, तुषारयुक्त, | हिरण्यम्‌ | हिरणमेव स्वार्थे यत्‌ | 1. सोना,-मनु ० २।२४६, 


सीला,--मः 1. जाड़ें की मौसम, सदै ऋतु 2. चंद्रमा | 
3. हिमालय पर्वत 4. चन्दन का पेड़ 5. कपूर,-- मम्‌ ' 
कुहरा, पाला--रघु० १४६, ९1२५, कु० २१९ 
2, बफ़, पाला--कु० १३, ११, रघु० ९१२८, १५! 
६६, १६४४, कि० ५१२ 3. सर्दी, ठंडक 4. कमल 
£. ताजा मक्खन, 6. मोती 7. रात 8. चन्दन की 
लकडी । सम०-- अंशुः 1. चन्द्रमा,-मेच० ८९, | 
रघु० ५११६, ६।४७, १४।८०, शि० २४९ 2. कपूर | 
अभिख्यम्‌ चांदी, अचलः--अद्विः हिमालय पहाड़ | 
नर्क» १४५५४, रघु० ४७९, १४१३, “जा, | 
तनया 1. पार्वती 2, गंगा, -- अम्बु,--अस्भस्‌ (नपुं०) | 
1. शीतल जळ 2. ओस -रघु० ५७०, -अनिल: 

शीतल वायु,--- अब्जम्‌ कमल, - अरातिः 1. आग 

2. सूय,--आगमः जाडे का मौसम या सर्द ऋतु | 
"आतं; (वि०) पाले से ठिठुरा हुआ, ठंड से जमा 
हुआ,--आलयः हिमालय पहाड़--कु० १1१, “सुता 
पार्वती का विशेषण.--आह्वः--आह्वयः कपूर, - उस्नः 
चन्द्रसा,-- करः 1. चाँद-लुठति न सा हिमकरकिरणेन 
-यीत० ७ 2. कपुर, कूटः 1. जाड की ऋतु 
2. हिमालय पहाइ,--गिरिः हिमालय पहाड़,-गुः चाँद 


८।१८२ 2. सोने का पात्र --मन्‌० २।२९ 3. चाँदी 
4. कोई भी मूल्यवान्‌ घातु 5. दौलत, संपत्ति 6. वीर्य, 
झक्र 7. कौड़ो 8. एक विशेष माप 9. सारांश 
10. घतूरा 1. सम०--कक्ष (वि०) सुनहरी करघनी 
पहनने वाळा, कशिपुः राक्षसों के एक प्रसिद्ध राजा 
का नाम (यह कश्यप और दिति का पुत्र था। यह 
इतना शक्ति शाली हो गया था कि इसने इन्द्र का 
राज्य छीन लिया और तीनो लोकों को पीडित करने 
लगा । इसने बड़े-बड़े देवताओं की निन्दा की, और 
अपने पुत्र प्रह्लाद को, विष्णु को ही परमात्मा मानने 
के कारण नाना प्रकार के कष्ट दिये, परन्तु बाद में 
उसे विष्णू ने नरसिह का अवतार धारण कर थमपुर 
भेज दिया--दे० प्रह्माद),--कोशः सोना और चांदी 
(चाहे जाभूषण घने हों या बिना गढ़ा सोना चाँदी) 
“भें: 1. ब्रह्मा (क्योंकि वह सोने के अंडे से पैदा 
हुआ) 2. विष्णु का नाम 3. सूक्ष्मशरीर धारण करने 
वाली आत्मा, दं (वि०) सुवर्ण देने घाला---मतु० 
४२३०, (दः) समुद्र, (दा) पृथ्वी,--नाभः मैनाक 
पहाड़,--बाहुः 1. शिव का विशेषण 2. सोन नदी 
-रेतस्‌ 1. आग--रघु० १८।२५ 2. सूर्य 3. शिव 


( ११७५ ) 


4. चित्रक या मदार का पौधा,--वर्मा तदी,--बाहः 
सोन दरिया । 

हरिण्यय (वि०) (स्त्री०--यी) [ हिरण्य न-मयद्‌, नि० 
मलोप: | सुनहरी । 

हिरक (अव्य०) { हि०--उकिक्‌, रुट्‌ ] 1. के बिना, के 
सिवाय 2. में, बीच में 3. निकट 4. नीचे । 

हिल्‌ (तुदा० पर० हिलति) केलिक्रीडा करना, स्वेच्छा से 
रमण करना, प्रेमालिगन करना, कामेच्छा प्रकट 
करना ! 

हिल्ल: [ हिल- लक | एक प्रकार का पक्षी । 

हिल्लोलः [हिल्लोल्‌ू+-अच्‌] 1. लहर, झाल 2. हिडोल 
राग 3. धुन, सनक 4. एक रतिबंध । 

हिल्बलाः (स्त्री), ब० व०) [== इल्वला, पृषो ०] मृगशिरा 
नक्षत्र के शिर के पास के पाँच छोटे तारे । 

ही (अव्य०) [हि--डी] 1. आश्चर्यं प्रकट करने वाला 
अव्यय - हतविधिलसितानां ही विचित्रो विधाकः-शि० 
११॥६४, या--ही चित्रं लक्ष्मणेनोचे--भट्टि० १४ 
३९ (इस अर्थ में प्रायः नाटकीय भाषा में इसकी 
आवृत्ति होती है) 2. थकावट, उदासी, खिन्नता 
तर्क । 

हीत (भू० क० क्क०) [हा--क्त, तस्य नः ईत्वम्‌] 1. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2. रहित, वञ्चित, 
वियुक्त, के विना (करण० या समास में)-शुणेहींना न 
शोभन्ते निर्गन्धा . इव किशुका:--सुभा०, इसी प्रकार 
द्रव्य”, मति? और उत्साह) आदि 3. मुर्झाया हुआ, 
बर्बाद 4. त्रुटिपूर्ण, सदोष, - हीनातिरिकतगात्रो वा 
तमप्यपनयेत्ततः-- भनु० ३।२४२ 5. घटाया हुआ 
6. कम, निम्ततर - मनु० २।१९४ 7. नीच, अधम, 
कमीना, दुष्ट, नः 1. सदोष गवाह 2. अपराधी 
प्रतिवादी (नारद पाँच प्रकार के वताता हैँ - अन्य- 
बादी क्रियाद्वेषी चोपस्थायी निशत्तरः । आहूतप्रपलायी 
च हीनः पंचविध: स्मृतः।।) । सम० अङ्ग (वि०) 
अंगहीन, विकलांग, अपाहज, सदोष - मनु ० ४।१४१, 
याज्ञञ १२२२, - कुल, - ज (वि०) ओछे कुल में 
उत्पन्न, नीच परिवार का,--ऋतु (वि०) जो अपने 
यज्ञानुष्ठान में अवहेलना करता हे, जाति (वि०) 
1. नीच जाति का 2. जाति से बहिष्कृत, बिरादरी 
से खारिज, पतित,--बोनिः (स्त्री) नीची कोटि का 
जन्मस्थान,-- वर्ण {वि०) 1. नीच जाति का 2. घटिया 
दर्जे का,--वादिन्‌ (वि०) 1. सदोष बथान देने वाला 
2. अपलापी 3. गूंगा, मूक,--सर्यम्‌ नीच व्यक्तियों से 
मेलजोल, - सेबा नीच व्यक्तियों को टहल करना । 

हीन्तालः [टीनस्तालो यस्मात्‌--पृषो०] दलदल में होने वाला 
खजूर का वक्ष । 

हीरः [हू {-क, नि०] 1. साँप 2. हार 3. सिंह 4. 'नेषध- 


चरित! काव्य के रचयिता श्री हर्ष के पिता का नाम, 
_ रः, रम्‌ 1. इन्द्र का बज 2. हीरा, (नँवघचरित 
के प्रत्येक सर्गे के अन्तिम श्लोक में आने वाला) । सम० 
अङ्कः इन्द्र का वज्र । 
हीरकः [हौर+-कन्‌] हीरा । 
होरा [हीर टापू] 1. लक्ष्मी का विशेषण 2. चिऊँटी । 
होलम्‌ [ही विस्मर्यं छाति ला-क) पौरुषेय वीय॑ । 
हीही (अव्य०) [हीही] आश्‍चर्य और प्रमोद को प्रकट 
करने वाला अव्यय । 
हु (जुहो० पर० जुहोति हुत-- कर्मवा० हृयते, प्रेर° हाव- 
यति-ते, इच्छा० जूहूषति) 1. (हवनङुंड में आहुति 
के रूप में) प्रस्तुत करना, किसी देवता के सम्मान में 
भेंट देना (कर्म ० के साथ), यज्ञ करना-- यो मन्त्रपूतां 
तनुमप्यहौषीत्‌--रघु० १३,४५, जटाधरः सन्‌ जुहुधीह 
पावकम्‌ --कि० १।४४ हृविर्जुहुधि पावके--भट्टि० 
२०।११, मनु० ३।८७, याज्ञ १९९ 2. यज्ञ का 
अनुष्ठान करना 3. खाना ; 
हुड्‌ 1 (भ्वा> पर० होडति) जाना ! 
प (तुदा० पर० हुडति) संचय करना । 
हुडः [हर्‌ +क] 1. मेढा 2. चोरों को दूर रखने के लिए 
लोहे का कांटा 3. एक प्रकार की बाड़ 4. लोहे का 
भुद्गर । 
हुडुः [इड्‌ + कु०] मेंढा-जम्बुको हुड्यद्धेन-- पंच० १।१६२। 
हुड्क्कः [हुड्‌न-उवक] बाळू की घड़ी के आकार का बना 
एक छोटा ढोल, नै० १५।१७ 2. एक प्रकार का 
पक्षी, दात्यूह 3. दरवाजे की कुंडी 4. नशे में चूर 
पुरुष । 
हुड्त्‌ (नपुं०) [हुड्‌+- उति] 1. साँड का रांभना 2. धमकी 
का शब्द । 
हुण्डः [हुण्ड्‌ त-क] 1. व्याघ्र 2. मेढा 3. बुद्ध 4. ग्रामशूकर 
5. राक्षस । 
हुत (भू० क० कृ०) [हु+क्त] 1. आहुति के रूप में 
आग में डाला हुआ, यज्ञीय भेंट के रूप में होम किया 
हुआ 2. जिसे आहुति दी जाय--श० ४, रघु० २७१, 
९।३३,--तः शिव का नाम,--तम्‌ आहुति, चढावा । 
सम०--अग्नि (बि०) जिसने अग्नि में आहुति डाली 
हे-रघु० १।६, अशनः 1. अग्नि-समीरणो नोदयिता 
भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य-कु० ३।२१, 
रघु० ४१ 2. शिव का नाम सहायः शिव का 
विशेषण,--- अशनी फाल्गून मास की पूणिमा, होलिका, 
-- आंशः आग--प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमू--रघु ० 
२।७१,--जातवेदस्‌ (वि०) जिसने अग्नि में आहुति 
दी हँ,-भुज्‌ (पूं) आग--मैशस्यानिहुंतभूज इव 
च्छिन्नभूयिष्ठधूमा ` विक्रम» १।९, उत्तर० ५।९, 
“प्रिया अग्नि की पत्नी स्वाहा,--बहः आग- जनाकीर्णं 


हुम्‌ 


ह्छं 
हुल्‌ 


( ११७६ ) 


मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव-श० ५।१०, शीतांशुस्त- 
पनो हिमं हुतवहः --गीत० ९, मेघ० ४३, ऋतु० 
१।२७,-होमः वह ब्राह्मण जिसने आग में आहुति 
दी हैं, ( - मम्‌) जला हुआ शाकल्य । 

(अव्य०) [हु+ड्मि] (मूल रूप से एक अनुकरणा- 
त्मक ध्वनि) निम्नांकित अर्थों को अभिव्यक्त करने 
वाला अव्यय --1. याद, प्रत्यास्मरण-हुं ज्ञातम्‌, 
- या--रामो नाम बभूव हुं तदबला सौतेति हुम्‌ 
2. सन्देह- चैत्रो हुं मेत्रो हुम्‌ 3. स्वीकृति--उत्तर० 
५।३५ 4. रोष 5. अरुचि 6. भत्सेना 7. प्रश्‍नवाचकता 
(जादू व मंत्रों में 'हुम्‌' का संप्र० के साथ प्रयोग 
--उदा० ओं कवचाय हुम्‌,) (हुंकृ 'हुम्‌' की ध्वनि 
करना, दहाड़ना, चिघाइना, रांभना-यथा अनुहुंक 
बदले में 'हुम' की ध्वनि करना अनुहुंकुरुते घन- 
ध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी-शि० १६।२५), 
सम० --कारः--कृतिः (स्त्री०) 1. 'हुम्‌’ की ध्वनि 
करना-पृष्टो पुनः पुनः कान्ता हुंकाररेव भाषते 
2. गर्जना, ललकार क्षतहुंकारशंसिन:--कु० २।२६, 
हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति -श० ३।१, 
रघु० ७1५८, कु० ५।५४ 3. दहाडना, रांभना 4. सूअर 
का घुर्घुराना 5. घनु की टंकार । 

(म्वा० पर० हुर्छति) टेढ़ा होना । 

(म्वा० पर० होलसि) 1. जाना 2. ढांपना, छिपाना । 


हुलहुली | हुल -+- क, द्वित्वम्‌, डीष्‌ च] हषं के अवसरों पर 


हह 
हू 


हणः 


हृत 


महिलाओं द्वारा उच्चारण की जाने वाली एक अस्पष्ट 
हषंध्वनि । 

(हु) (पुं) [ह्वे+-ड्‌, नि०] एक गन्धर्वं विशेष । 
(म्वा० आ० हूडते) जाना । 

(नः) [हवे तक, सम्प्र०, पक्षे पृषो० णत्वम्‌] 
1, असम्य, जंगली, विदेशी --सद्योमुण्डितमत्तहृण- 
चिबुकप्रस्पाध नारंगकम्‌ 2. एक सोने का सिक्का, 
(संभवतः यह हूणों के देश में प्रचलित था),-- णाः 
(पुं०; ब० व०) एक देश या उसके अधिवासियों 
का नाम -हुणावरोघानां--रघु० ४।६८ | 
(भू० क० कुऽ) [हले +क्त संप्रसारणम्‌] आमन्त्रित, 
बुलाया गया, निमन्त्रित दे० 'ह्ले'। 


हृतिः (स्त्री०} [ह्वे + क्तिन्‌, संप्र० | 1, बुलावा, निमंत्रण 


ह्म्‌ 


2. चुनौती 3. नाम--जैसा कि 'हरिहेतुहृतिः' में । 
दे० हुम्‌ । 


हृरवः [ह इति रवो यस्य ब० स०] गीदड़ । 
हृह (पु) [हह पृषो०] गन्धं विशेष । 
हृ (म्वा० उभ० हरति-ते, हृत, कमंवा० ह्रियते) लेना, 


ढोना, पहुँचाना, आगे आगे चलना (इस अर्थ में बहुघा 
द्विकर्मक प्रयोग) -अजां ग्रामं ह्रति - सिद्धा०, संदेश 
मे हर धनप्रतिक्रोधविश्लेषितस्थ -मेघ० ७, मनु० 


४।७४ 2, उठाकर ले जाना, अपहरण करना, दूरी 
पर ले जाना, भष्टि ५।४७ 3. अपहत करना, छूटना, 
डाका डालना, चुराना--दुवत्ता जारजन्मानो हरिष्य- 
न्तीति शद्भुया-- भामि० ४।४५, रघु० ३।३९, कु० 
२।४७, भट्टि० २।३९, मनु० ७1४३ 4. विवस्त्र करना, 
वञ्चित करना, छीन लेना, अपहरण करना-वृन्तातूइ्लथं 
हरति पुष्पमनोकहानाम्‌ रघु० ५।६९, ३।५४, 
भट्टि १५।११६, मनु० ८1३३४ 5. ले जाना, प्रती- 
कार करना, नष्ट करना . तथापि हरते तापं लोका- 
नामुन्ततो घनः ` भामि० १।४९, रघु० १५।२४, मेध० 
३१ 6. आकृष्ट करना, मुग्ध करना, जीत लेना, प्रभाव 
डालना, अधीन करना, वशीभूत करना--चेतो न कस्य 
हरते गतिरङ्गनायाः भामि० २।१५७, ये भावा हृदयं 
हरन्ति--१॥ १०३, तवास्मि गोतरागेण हारिणा प्रसभं 
हृतः श० ११५, मृगया जहार चतुरेव कामिनी 
--रघु० ९1६९, १०।८३, विक्रम० ४।१०, ऋतु० 
६।२०, भग० ६।४४, २।६० मनु० ६।५९ 7. उपलब्ध 
करना, ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना --ततो विशां 
नृपो हरेत्‌ - मनु० ८३९१, १५३, स॒ हरतु सुभगप- 
ताकाम्‌--दश° 8. रखना, अधिकार में करना 
~ भामि० २।१६३ 9. पराभूत करना, ग्रस्त करना 
भट्टिः ५।७१, शि० ९६३ 10. विवाह करना 
--मनु* ९।९३ 11. बांटना-प्रेर० (हारयति-ते) 
1. उडवा देना, ढुवाना, पहुंचाना, (कोई चीज) किसी 
के हाथ भिजवाना (करण के कर्म० के साथ )--भृत्यं 
भृत्येन वा भारं हारयति--सिद्धा०, जीमूतेय स्वकुश- 
लमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ मेघ० ४, मनु ० ८1११४ 
कु० २।३९ 2. अपहृत करवाना, नष्ट करवाना, 
वञ्चित होना 3. पुरस्कार देना, इच्छा० (जिहीर्षति 
तते) लेने की इच्छा करना । अध्या--.न्यूनपद की 
पूर्ति करना, अनु, 1. नक़ल करना, मिलना-जुलना 
-- देहबन्धेन स्वरेण च रामभद्रमनुहरति- उत्तर० ४, 
इसी प्रकार कि० ९।६७ 2. (अपने माता पिता से) 
मिळना-जुलना (इस अर्थ में आ०) दे० पा० १।३। 
२१ वार्तिक, अप--., 1. छीन लेना, उड़ा लेना- पश्‍्चा- 
पुत्रेरपहूतभरः कल्पते विश्रमाय - विक्रम० ३।१ 
2. पराङमुख होना, मुड्ना--वदनमपहरन्ती (गौरीम्‌) 
कु० ७।९५ 3. लूटना, डाका डालना, चुराना 
4. (किसी को) वञ्चित करना, दूर करना, नष्ट 
करना- त्वं च कीतिमपहर्तृमृद्यतः-रघु० ११।७४ 
5. आकृष्ट करना, प्रभावित करना, जोर डालना, 
जीत लेना, वशीभूत करना (न) प्रियतमा यतमान” 
मपाहरत्‌ -रघु० ९।७, इसी प्रकार 'अपहिये खलु 
परिश्रमजनितया निद्रया उत्तर? १, {प्रेर०) 
(दूसरों से) अपहरण करवाना -कि० १।३१, अभि-, 


( ११७७ ) 


उठाकर ले जाना, हटाना, अभ्यव -,खाना (प्रेर०) 
खिलाना, भोजन कराना, आ--,1. (क) लाना, ले 
आता - यदेव वत्रे तदपश्यदाहृतम्‌ - रघु० ३1९, १४। 
७७ (ख) ढोना, पहुँचाना-मनु० ९१५४ 2. निकट 
लाना, देना--अयाचिताहूतम्‌-याज्ञञ ११२५ 
3. प्राप्त करता, लेना, हासिल करना--मनु० २। 
१८३, ७८०, ८१५१ 4. रखना, धारण करना 
--आजह्ृतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्चियम- 
व्यवस्थाम्‌ - कु १३३ 6. (यज्ञ का) अनुष्ठान 
करना -स विश्‍वजितमाजहे यज्ञं सर्वस्वदक्षिणम्‌ 
--रघु० ४८६, १४३७ 7. वसूल करना, वापिस 
लेना 8. कारण बनना, पेदा करना, जन्म देना 
9. पहनना, धारण करना 10. आकृष्ट करता 
11. हटाना, दूर करना-(प्रेर०) 1. मंगवाना 2. दिल- 


वाना 3. एकत्र करना, सरस्पर मिलाना, उद्‌ 
1. बचाना, मुक्त करना, उद्धार करना, छुड़ाना-मां 
तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृत््या-विक्रम० ४1१५ 
2. खींचना, बाहर निकालना -- (शरम्‌ ) उद्धत्तुर्मच्छ- 
त्यसभोद्धतारि: रघु० २।३०, ३।६४ 3. उन्मूलन 
करना, जड़ से उखाड़ता, उद्धार करना - नमयामास 
नृपाननुद्धरन्‌ -रघु० ८।९, ४।६६, त्रिदिवमुद्धतदानव- 
कण्टकम्‌--श० ७।३ 4. उठाना, ऊपर को करना, उन्नत 
करना, (हाथ आदि) फेलाना --मनु० ४।६२, पंच० 
१।३६३ 5. (फूल आदि) तोड़ना 6. अवशोषण करना 
-शि० ३।७५ 7. घटाना, व्यवकलन करना 8. छांटना, 
चुनना, उद्धत करना--इदं पद्यं रामायणादुद्धतम्‌ 
(प्रेर०) बाहर निकलवाना-रघु० ९।७४ 
उदा --,1. वणन करना, वयान करना, प्रकथन करना 
कहना बोलना, उच्चारण करना - उदाजहार द्रुपदा- 
त्मजा निरः-कि० १।२७, मृच्छ० ९।४, चिकित्सका 
दोषमुदाहरन्ति--मालवि० २, मा० १ 2. पुकारना, 
नाम लेना -त्वां कामिनो मदनदूतिकामुदाहरन्ति 
जाविक्रम० ४1११, श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृत 
= भट्टिः १।१ 3. सचित्र बनाना, सोदाहरण निरू- 
पण करना, उदाहरण या चित्र उद्धृत करना, सवमः 
ह्यस्व कथमन्यथा जनेः - शि० १५।२९, उप -- 
1. ले आना, निकट लानो - श० १ 2. प्रस्तुत करना, 
प्रदान करना, उपहार देना--नीवारभागधेयमस्माक- 
मुपहरन्तु--श० २, मातृभ्यो बलिमुपहर--मृच्छ० १, 
महावीर० ६।२२, रघु० १४१९, १६।८०, १९।१२, 
श० ३३. (बलि के रूप में) प्रस्तुत करना, उपा- 
लाना, ले आना, निस्‌--, 1. बाहर निकालना, 
खींचना, उद्धूत करना--रघु० १४४२ 2. शव को 
बाहर निकालना --मनु० ५।९१, याज्ञ ३1१५ 
3. (दोष की भांति) दूर करना, परि--. 1. वचना, 
१४८ 


दूर रहना-- स्त्रीसंनिकर्ष परिहर्तु मिच्छन्नन्तदंधे 
भूतपतिः स भूत: -कु० ३।७४, मनु० ८४००, कु» 
३१४३ 2. त्यागना, परित्यक्त करना, छोड़ना, तिलां- 
जलि देना--कति न कथितमिदमनुपदमचिरं मा परि- 
हर हरिमतिशयरुचिरम्‌--गीत० ९ 3. हटाना, नष्ट 
करना, उत्तर देता, प्रत्याख्यान करना (आक्षेप व 
आरोप आदि का) - ब्रह्मास्य जगतो निमित्तं कारणं 
प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः । 
तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः पर्रिह्वयते--शा० भा०, 
मेघ० १४, प्र, 1. प्रहार करना, आधात करना, 
पीटना - लत्तया प्रहरति “लात मारता है' रघु० ५। 
६८, कु० ३।७०, भट्टि ९७ 2. चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, घायल करना (अधि० के साथ) 
आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि -श० १। 
११, रघु? २।६२, ७५९, ११।८४, १५१३ 3. आक्र- 
मण करना, हमला करता 4. फेंकना, डालना, प्रक्षेप 
करना (अधि० या संप्र० के साथ) 5. छापा मारना, 
बि--, 1. ले जाना, पकड़ कर दूर करना, 2. हटाना, 
नष्ट करना, 3. गिरने देना, (आसू आदि) ढालना 
4. (समय) बिताना 5. मनोरंजन करना, आमोद- 
प्रमोद में व्यस्त होना, खेलना -विहरति हरिरिह 
सरसवसन्ते - गीत० १, व्यव --, 1. व्यवहार करना, 
व्यवसाय करना 2. करना, आचरण करना, व्यापार 
करना 3. कानून की शरण जाना, कचहरी में नालिश 
करना -अर्थपतिव्यंवहर्त्‌मर्थगौरवादभियोक्ष्यते--दश'० 

व्या --, बोलना, कहना, बतलाना, वर्णन करना, 
प्रकथन करना - कु० २।६२, ६।२, रघु० ११।८३, 
सम्‌ -, 1. लाना, मिला कर खींचना 2. (क) 
सिकोड़ना, संक्षिप्त करना, भींचना -- रघु० १०।३२, 
(ख) गिरा देना संह्लियतामियम्‌--का० 3. साथ 
साथ लाना, एकत्र करना, संचय करना 4. नष्ट 
करना, संहार करना (विप० 'सुज्‌') - अम्‌ य॒गान्तो- 


चितकालनिद्रः संहृत्य लोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते - रघु० 
१३।६ 5. वापिस लेना, रोकता, पीछे खींचना 
अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्‌ - श० २1११, 
६।४, न हि संहरते ज्योत्स्वां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः 
जाहि० १।६१, रघु ० ४१६, १२।१०३, भग० २। 
२८ 6. दमन करना, नियन्त्रण करना, दबाना क्रोधं 
प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति - कु० 
३।७२ 7. बन्द करना, समाप्त करना--समा-- 
1. लाना, पहुँचाना, ढोना- सर्व एव समाहारि तदा 
शेल: सहोषधिः--भट्टि १५।१०७ 2. संग्रह करना, 
साथ मिलाना, जोड़ना - तत्र स्वयंबर समाहृत राजलो- 
कम्‌--रघु० ५।६२, भट्रि ८।६३ 3. खींचना, आकृष्ट 
करता 4. नष्ट करना, संहार करमा--भग० ११) 


( ११७८ ) 


३२ 5. पुरा करना (यज्ञ आदि) 6. वापिस आना, 
अपने उतित स्थान को फिर से प्राप्त करता ~ मनु० 
८1३१९ 7. दमन करना, नियन्त्रित करना । 

(हि) णीकते (ना० घा० आ०) 1. ऋद्ध होना, 
2. लज्जित होना (करण० या संबं० साथ) 
"णत्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरणी 
हृणीयते ने० १।१३३, दिवोऽपि वज्रायधभषणा या 


७ % 


हृणीयते वीरवती न भूमिः भट्टि० २३८ | 


हणी (णि) या [ हृणी+-यक्‌+-अ--टाप्‌ ] 1. निन्दा, 


दत्‌ 


डत 


भर्त्सना 2. लज्जा 3. करुणा । 

(वि०) [ हृ¬-क्विप्‌, तुक्‌ ] (केवल समास के अन्त 
में) ले जाने वाला, अपहरण करने वाला, हटाने 
वाला, उठाकर ले जाने वाला, आकर्षक । 

(भू० क० कु) [ हृ+क्त ] 1. ले जाया गया 
2. अपहरण किया गया 3. मुग्ध किया गया 4. स्वी- 
कृत 5. विभक्त, दे० 'हू' । सम०--अधिकार (वि० ) 
1. जिसका अधिकार छीन लिया गया है, बाहर 
निकाला हुआ 2. अपने उखित अधिकारों से वंचित 
किया गया,--उत्तरीय (वि०) जिसका उत्तरीय वस्त्र 
(चादर डुपट्ठा आदि) छीन लिया गया हो द्रव्य, 
घन (वि०) धन दौलत से वंचित,-सर्वस्व (वि० ) 
जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, बिल्कुल बर्बाद 
हो गया हो । 


हृतिः (स्त्री०) [ हृ--क्तिन्‌ ] 1. छीन लेना 2. लूटना, 


द्‌ 


खसोटना 3. विनाश । 

(तपुं०) | ऱऱ्हतू, पृषो० तस्य दः, हूदयस्य हृदादेशो 
वा | (इस शब्द के सर्वनामस्थान के कोई रूप नहीं 
होते, कर्म० द्वि० व० के पश्चात्‌ 'हृदय के स्थान में 
यह रूप आदेश हो जाता हे) 1. मन, दिल 2. छाती, 
दिल, सीना--इमां हृदि व्यायतपातमक्षिणोत्‌ कु० 
५॥५४॥ सम० - आवर्तः घोड़े की छाती के बाल, 
दाकम्पः दिल की कंपन, धडकन,-गत (वि०) 1. मन 
में आसीन, सोचा हुआ, अभिकल्पित 2. पाला-पोसा 
गया,-- (तम्‌) अभिकल्पना, अर्थ, आशय,- देः 
हृदयतल --विडः, -डम्‌ , दिल, रोगः 1. दिल का 
रोग, दिल की जलन 2. शोक, गम, वेदना 3. प्रेम 
4. कुंमराशि, - लासः (हुल्लासः) 1. हिचकी 
2. अशान्ति, शोक,-लेखः (हृल्लेखः) 1. ज्ञान, तकना 
2. दिल की पीडा, लेखा (हुल्लेखा) शोक, चिन्ता, 
--वंटकः पेट,-- शोकः हृदय को जलन, वेदना । 


ददयम्‌ [ हू 1-कयन्‌, दुक्‌ आगमः ] 1. दिल, आत्मा, मन 


-“हुदये दिग्वशरेरिबाहतः--कु० ४।२५, इसी प्रकार 
'अयोहूदयः--रघु० ९।९, पाषाणहृदय आदि 2. वक्षः 
स्थल, सीना, छाती बाणभिन्नहृदया निपेतुषी--रधु० 
११।१९ 3. प्रेम, अनुराग 4. किसी चीज़ का रस 


| 


या आन्तरिक भाग 5. रहस्य विज्ञान, अश्व”, अक्ष? । 
सम०--आत्मन्‌ (पुं०) सारस, आविध्‌ (वि०) 
हृदयविदारक, दिल को बीघने वाला - भट्टि ६७३, 
लाईशः - ईश्वरः पति, (- झा,--री) 1. पत्नी 
2. गृहिणी, --कम्पः दिल का कांपना, धड़कन, ग्राहिन्‌ 
(वि०) मनमोहक, चोरः जो दिल को या प्रेम को 
चुराता हे- छिद्‌ (वि०) हृदय-विदारक, हृदय को 
बींधने वाला,--विध्‌,-वेधिन्‌ (वि०) हृदय को 
बींधने वाला,--वृत्तिः (स्त्री) मन का स्वभाव,-स्थ 
(वि०) हृदय स्थित, मन में विराजमान,--स्थानम्‌ 
छाती, वक्षःस्थल । 

हृदयङ्गम (वि०) [ हृदय--गम्‌+-खच्‌, मुम्‌ ] 1. हृदय 
को दहलाने वाला, मर्मस्पर्शी, रोमांचकारी 2. प्रिय, 
सुन्दर, मा० १ 3. मधुर, आकर्षक, सुखद, 
रुचिकर--अहो हृदयङ्गमः परिहास:-मा० ३, वल्लकी 
च हुदयङगमस्वना -रधु० १९।१३, कु २।१६ 
4. योग्य, समुचित 5. प्यारा, वल्लभ, आंख का तारा 
माना हुआ -क्व नृ ते हृदयङगम: सखा - कु० ४।२४। 

हृदयालु, हूदयिक, हृदयिन्‌ (वि०) | हृदय-+-आलुच्‌, 
ठन्‌, इनि वा ] कोमलहूदय वाला, अच्छे दिल वाला, 
स्नेही । 

हृदि (दौ) कः (पुं ) एक यादव राजकुमार । 

हृदिस्पृश्‌ (वि०) [ हृदिऽस्पृश् ‡-विविन्‌, अलुक्‌ स० ] 
1. हृदय को छूने वाला 2. प्रिय, प्यारा 3. रुचिकर, 
सहर, प सकल? ] 

हृद्य (वि०) [ श्यते मनोज्ञत्वात्‌ ~ हृद--यत्‌ 

0 1. हादिक, दिली, भीतरी 2. जो हृत्य को प्रिय लगे, 
स्निग्ध, प्रिय, अभीष्ट, वल्लभ -- भामि० १।६९ 
3. रुचिकर, सुखकर, मनोहर - मा० ४, रघु० ११। 
६८। सम०--गन्धः बेल का पेड़, गन्धा फूलों से 
खूब लदा हुआ मोतिया । 

हृष्‌ (म्वा० दिवा० पर० हषंति, हृष्यति; हृष्ट या हृषित) 
1. खुश होना, आनन्दित होना, प्रसन्न होना, हषित 
होना, बाग बाग होना, हर्षोन्मत्त होना-अद्वितीयं रुचा- 
त्मानं मत्वा कि चन्द्र हृष्यसि-भामि० २1१०५, भट्टि ० 
१५।१०४, मनु० २५४ 2. रोमांचित होना, रोंगटे 
खड़े होना-हृषितास्तनूरुहाः-दश०, हृष्यन्ति रोमकूपानि 
~महा० 3. खड़ा होना (कोई अन्य वस्तु~-उदा* 
लिङ्ग का) प्रेर० (हर्षयति-ते) प्रसन्न करना, खुश 
करना, प्रसन्नता से भर जाना, प्र--, 1. प्रसन्न होना, 
हर्षोन्मत्त होना--न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य--भग० ५। 
२०, ११।३६ 2. रोंगटे खड़े होना, (शरीर के बाल) 
खड़े होना, वि--, हर्षोन्मत्त करना, प्रसन्न होना, खुश 
होना । 

हुबित (भू० क० कृ०) [हृष्‌-क्त ] 1. प्रसन्न, खुश, 


( ११७९ ) 


आनन्दित, उल्लसित, आह्लादित, हर्षोन्मत्त 2. पुल- 
कित, रोमांचित 3. आइचर्यान्वित 4. झुका हुआ, विनत 
5. निराश 6. ताजा ¦ 

हृषीकम्‌ [ हष्‌+ईकक्‌ ] ज्ञानेन्द्रिय । सम०--ईशः विष्णु 
या कृष्ण का विशेषण--भग० ११५ तथा आगे पीछे 
(हृषीक णीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान्‌ । हृषीके- 
झस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव- महा०) 

हृष्ट (भू. क० कृ०) [ हूष्‌+क्त | प्रसन्न, हषंयुक्त, 
(= हृषित) । सम०--चित्त भानस (वि०) मन से 
प्रसन्न, हृदय में खुश, आनन्दित, -रोमन्‌ (वि०) 
(हर्ष के कारण) रोमांचित, पुलकित, - बद (वि०) 
प्रसन्तगुख,--संकल्ष (वि०) संतुष्ट, सुखी, हृदय 
(वि०) प्रसन्नमना, प्रफुल्ल, उल्लसित । 

इष्टिः (स्त्रो) [ हृष्‌ +क्तिन्‌ | 1. आनन्द, उल्लास, 
हर्ष, खुशी 2. घमंड । 

हे (अव्य) [हा+डे] 1. संबोधनपरक अव्यय (ओ, 
अरे)-हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति--भग० ११।४१ 
हे राजातस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोधम्‌--विक्रम० 
१८।१०७ 2. ईर्ष्या, द्वेष, डाह प्रकट करने वाला 
अव्यय ¦ 

हेक्का | न्हिक्का, पृषो० ] हिचकी । 

हेठः | हेठ-+घज्म ] 1. प्रकोपन 2. बाधा, अवरोध, विरोध 
रुकावट 3. क्षति, चोट । 

हेड 1 (भ्वा० आ० हेडते) अवज्ञा करना, अपमान करना, 
तिरस्कार करना । 
1 (म्वा० पर० हेडति) 1. धेरना 2. वस्त्र पहनना । 

हेडः [ हेड - घञ्‌ ] अवज्ञा, तिरस्कार । सम०--जः 
क्रोध, अप्रसन्नता । 

हेडाबुष्कः (पुं०) घोड़ों का व्यापारी । 

हेतिः (पुं०, स्म्रो० ) [हन्‌ करणे क्तिन्‌,नि२] 1. शस्त्र, अस्त्र 
-समर विजयी हेतिदलितः-भतृ ० २४४, रधु० १०।१२ 
कि० ३।५६, १४:३० 2. आघात, क्षति 3. सूर्यं की 
किरण 4. प्रकाश, आभा 5. ज्वाला । 

हेतुः [ दि तुन्‌ ] 1. निमित्त, कारण, उद्देश्य, प्रयोजन 
--इति हेतुस्तदुद्भवे - काब्य» १, मा० १।२३, रघु० 
१।१०, मेघ० २५, श० ३।११ 2. स्रोत, मूलस 
पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः--रघु० १।१४, 
अपने प्राणियों को पैदा करने वाले” 3. साधन, उपकरण 
4. तकंयुक्त कारण, a न का कारण, तर्क (पांच 
अंगों से युक्त अनुमानप्रकिया में द्वितीय अंग) 5. तकं, 
तर्कशास्त्र 6. कोई भी तकंयुंक्त प्रमाण, या युक्ति 
7. साहित्यिक कारण (कुछ विद्वान्‌ इसी को एक अलं- 
कार भी मानते है) -हेतोहेतुमता सार्घमभेदो हेतु- 
रुच्यते (हेतुना, हेतोः कभी कभी हेतौ भी किया- 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थे 


प्रकट करते है--'के कारण” 'के निमित्त, 'क्योंकि', 
(संबं० के साथ या समास में प्रयोग - शास्त्रविज्ञान- 
हेतुना, अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ -रघु० २।४७, 
विस्मृतं कस्य हेतो:--मुद्रा० १।१ आदि) । समश 
--अपदेशः हेतु का उल्लेख (पंचांगी अनुमान के 
रूप में), - आभासः वह हेतु जो किसी कार्य का 
कारण तो न हो, परन्तु हेतु सा आभासिक हो, कुतर्क, 
(यह पाँच प्रकार का होता हे : सव्यभिचार या 
अनेकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष और बाधित), 
- उपक्षेपः, - उपन्यासः कारण देना, तके उपस्थित 
करना, --बादः तर्कवितर्क, शास्त्रार्थ, ज्ञासत्रम्‌ तर्क- 
शास्त्र, तर्कयुक्त रचना, स्मृति या श्रुति की प्रामाणि- 
कता पर प्रश्नोत्तर रूप में कृति--मनु० २।११, 
हेतुमत्‌ (पुं०, द्विश ब०) कारण और कायं, “भावः 
कार्यं और कारण में विद्यमान संबंध । 

हेतुक (वि०) [हितु+कन्‌] (समास के अन्त में प्रयुक्त 
--कः 1. कारण, तर्कं 2. उपकरण 3. तार्किक । 

हेतुता,-स्वम्‌ [हेतु+-तल्‌+-टाप्‌, त्व वा] कारणता, कारण 
की विद्यमानता । 

हेतुमत्‌ (वि०) [हेतुञ मशुप्‌] ¦. सकारण 2. कारणयुक्त, 
तकेयुक्त, ` पुं० कार्य । 

हेसम्‌ [हि+-मन्‌] सोना, मः 1. काले या भूरे रंग का 
घोडा 2. सोने का विशेष तोल 3. बुध ग्रह । 

हेमन्‌ (नपुं) [हि-मनिन्‌] 1. सोना 2. जल 3. बर्फ 
4. घतूरा 5. केसर का फूल । सम०-अङ्कुः (वि०) 
सुनहरी. (गः) 1. गरुड 2. सिंह 3. सुमेरु पर्वत 
3. ब्रह्मा का नाम 5. विण्णु का नाम 6. चम्पक वृक्ष 
--अङ्गदम्‌ सोने का बाजूवन्द, अद्रिः सुमेरु पर्वत, 
अम्भोजम्‌ सुनहरी कमल,-- हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं 
मानसस्याददानः--मेघ० ६२,)--अम्भोरुहम्‌ सुनहरी 
कमल--कु० २।४४,--आह्वः 1. जंगली चम्पक का 
पोधा 2. धतूरे का पौघा,-कन्दलः प्रवाल, मूंगा,-करः, 
कतुं, कारः - कारकः सुनार मनु० १२।६१, 
याज्ञ० ३।१४७,-किङजल्कम्‌ नागकेसर का फूल,-कुम्भः 
सुनहरी घड़ा,-- कूटः एक पहाड का नाम--श० ७, 
--कैतकी केवड़े का पौधा जिसके पीले फूल आते 
हों, स्वणं-केतकी,-गन्धिनी रेणुका नामक गन्धद्रव्य, 
--गिरिः सुमेरु पर्वत, गौरः अशोकवृक्ष,-- छन्न 
(वि०) सोने से मंढा हुआ, - (श्नम्‌) सोने का ढक्कन, 
-ज्वालः अग्नि,-तारम्‌ तूतिया,--बुग्ध;, - वुग्धकः 
गूलर,--पर्वतः सुमेर पवेत,-पुष्पः,-पुण्पकः 1. अशोक- 
वृक्ष 2. लोध्रवृक्ष 3. चम्पक वृक्ष, (नपुं०) 1. अशोक 
का फूल 2. चीनी गुलाब का फूल,--ब (व) म्‌, 
मोती,--मालिन्‌ ( पुं० ) सूर्य,--यूथिका सोनजुही, 
स्वर्णयूथिका,--रागिणी (स्त्री०) हल्दी,--शंक्ः विष्णु 


( ११८० ) 


का नामा--श्यद्धम 1. एक सुनहरी सींग 2. सुनहरी 


चोटी, - सारम्‌ तृतिया,--सुत्रम्‌,-सूत्रकम्‌ एक | 


"ग हार । 

डेमन्तः,-तम्‌ [हि-झ, मुट्‌ आगमः] छः ऋतुओं में से 
एक, जाडे का मौसम (जो मार्गशीर्ष और पौसमास 
में आता हे) नवप्रवाळोद्गमसस्यरम्य: प्रफुल्ललो घ्रः 
परिपक्वशालिः । विलीनपद्मः भ्रपतत्तुषारो हेमन्तकालः 
समूपागतः प्रिये--ऋतु० ४१ । 

हेमलः [हेम -ला +-क] 1. सुनार 2. कसौटी 3. गिरगिट । 

हेय (वि०) [हा--यत्‌] त्याग करने योग्य । 

हरम्‌ [हि+-रन्‌] 1. एक प्रकार का मुकुट या ताज 
2. हल्दी । 

देरम्बः [हे शिवे रम्बति रम्ब्‌ +-अच्‌, अङ्क्‌ स०] 1. गणेश 
2. भैसा 3. धीरोद्धत नायक । सम०-जननी पार्वती 
(गणेश की माता जी) । 

हैरिकः [हि+-रक्‌, रुट्‌ आगमः] भेदिया, गुप्तचर । 

शैकने-ना [हिल्‌ +ल्युट्‌] अवज्ञा करना, निरादर करना, 
तिरस्कार करना, अपमान करना । 

हेः [हेड भावे डस्य लः) 1. तिरस्कार, अनादर, अपमान 
शि० ११।७२ 2. केलि, क्रीडा, प्रेमालिगन, दे० सा० 
द० १२८, दश० २।३२ 3. सुरत की बलवती 
इच्छा --प्रौढेच्छयाऽतिरूडानां नारीणां सुरतोत्सवे । 
खज्ञारशास्त्रतत्वज्ञेदला सा परिकीतिता ॥ 4. आराम, 
सुविधा-शि० १।३४, हेलया आसानी से, बिना किसी 
कष्ट या असुविधा के 5. चंद्रिका । 

77 बुक्कः (पु०) घोड़ों का व्यापारी । 

रेः [हिल्‌ +-इन्‌] सूयं, स्त्री», केलिक्रीडा, सुरतक्रीडा, 
प्रेमालिगन । 

टकः (पुं) [यह शब्द कदाचित्‌ फारसी या अरबी से 
छिया गया हूँ, 'लटभ' शब्द की भांति इसका प्रयोग 
भी कल्हण वित्हूण आदि पदचवर्ती साहित्यकारों द्वारा 
ही हुआ है] उत्कट इच्छा, तीव्र स्पृहा, उत्कण्ठा 
--अस्मिन्नासीत्तदनु निबिडाइलेषहेवाकलीलावेल्लद्वाहु- 
क्वणितवल्या सन्ततं राजलक्ष्मी:--विक्रम० १८११०१, 
तु० 'हेवाकिन्‌' । 

हैक'डस (वि०) [संभवतः इस शब्द का 'हेवाक' से कोई 
संबंध नहीं] अत्यंत, तीव्र, उत्कट, प्रचंड - हेवाकसस्तु 
थुङ्गारो हावोक्षिभूविा रक्गत्‌-दश० २1३१ । 

रउ कन्‌ (वि०) [हेवाक :-इनि] अत्यंत इच्छुक, उत्कंठित 
(समास में प्रयोग) -जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थान- 
ऐवाकिचाँ निःसामान्यमहत्त्वयोगपिशुना वार्ता विपत्ता- 
उपि -कल्हण । 

६ 'म्वा० आ० हेषते, हेवित) घोड़े के भांति हिनहि- 
नाना, रेंकना, दहाड़ना । 

हेश, हैषा, हेषितम्‌ [हिप्‌ घडा, हेष्न-अ--टापू, हेष्‌ 


+क्त] हिनहिनाइट, रेंक,-रथाङ्गसंक्रीडितमस्वहेषः 
--कि० १६।८ | 
हेषिन (पुं) हिष्‌ +णिनि] घोड़ा । 
(अन्य) [हेच हे च--दृ० स० | संबोधन परक अव्यय 
जिसका उपयोग ज़ोर से आवाज देने या बुलाने में 
किया जाता हैं । 
हुँ (अव्य०) [हा--के] संबोधमात्मक अव्यय । 
हेतुक (वि०) (स्त्री०- की) [हितु-ठण] 1. कारण 
परक, कारण मूलक 2. तर्क संबंधी, विवेक परक,-कः 
1. तर्कयुक्‍त हेतुवादी, ताकिक 2. मींमासक 3. तक. 
वादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक । 
(वि०) (स्वी०-मी) [हिभ (हेमन्‌) +-अण्‌] 


र 


1. शीतल, जाड़े का, जाडे में होने वाला, ठंडा 2. हिम 


a 


हस 


से उत्पन्न--मृणालिनीं हैममिवोपरागम्‌ - रघु» १६। 
७ 2. सुनहरी, सोने का बना हुआ-पादेन हैमं विलि- 
लेख पीठम्‌-रघु० ६1१५, भट्टि ५८९, कु० ६1६, 
~ भम्‌ पाला, ओस, - मः शिव का विशेषण । सम० 
¬ मुद्रा,--झुद्विका सुनहरी सिक्का । 

हेमन (वि) (स्त्री० ~नी) [हेमन्त एव हेमन्ते भवो वा, 
प्रण, तलोपः] 1. जाड में होने वाला, ठंडा -. शि० 
६।५५, कि० १७।१२ 2. जाडे से संबंध रखने वाळा 
अर्थात्‌ लम्बा (जसे जाड़े की राते) शि० ६1७७ 
3. सर्दी में उगने वाला या जाडे के उपयुक्त - हेमनै- 
निवसने: सुमध्यमाः-रघु० १९४१ 4. सुनहरी, 
सोने का बना हुआ,-नः । मागशी ष॑ का महीना 2. जाड़े 
की ऋतु (ऱऱ्हेमन्त) । 

हैमन्तिक (वि०) [हेमन्ते काळे भवः ठञ्‌] 1. जाड़े का, 
ठंडा: 2. सर्दी में उत्पन्न होने वाला, क्षम्‌ एक प्रकार 
का चावल । 

हुंमल दे० 'हेमन्त' । 

हेमवत (वि०) (स्त्री०-ती) [हिमवतो अदूरभवो देशः 
तस्येदं बा अण्‌] 1. बर्फीला 2. हिमालय पर्वत से 
निकल कर बहने वाला रघु० १६।४४ 3. हिमालय 
पर्वत पर उत्पन्न, पला-पोसा, स्थित विद्यमान या संबंध 
रखने वाला- कु० ३३२३, २1६७, ~ त्म्‌ भारतवर्ष, 
हिन्दुस्तान । 

हेमवती [ हेमवत+-डीप्‌ ] 1. पार्वती का नाम 2. गंगा 
का नाम 3. एक प्रकार की हरड़, हरीतकी 4. एक 
प्रकार की औषधि 5. सन का पौधा, अलसी 6. भूरे 
रंग की किशमिश । 

हेयड्भवीनम्‌ [ ह्यो गोदोहात्‌ भवं ह्यसूगोञ-ख, नि० ] 
1. पिछले दिन के दूध से बनाया गया घी, ताजा 
घी ~ हेय ङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानृपस्थितान्‌-रघु० १। 
४५, भट्टि० ५।१२ 2. पिछले दिन का मकलन, ताजा 
मक्खन । 


( ११८१ ) 


हेरिकः [ हिर+-ठक्‌ ] चोर । 

हुह्य (पुं० ब० व०) एक देश और उसके अधिवासियों 
का नाम, यः 1. यदु के प्रपौत्र का नाम 2. अर्जुन 
कातंवीय (जिसके एक हज़ार भुजाएँ थी, और जिसे 
परशुराम ने मार गिराया था)-घेनुवत्सहरणाच्च हेह- 
यस्त्वं च कीतिमपहर्तुमृद्यतः--रघु० ११।७४ 1 

हो (अव्य०) | हवे--डो, नि ] किसी व्यक्ति को बुलाने 
के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधनात्मक अव्यय, 
(हे, अरे) । 

होड 1 (म्वा आ० होडते) उपेक्षा करना, अनादर 
करना । 
11 (भ्वा० पर० होडति) जाना । 

होडः [ होड्‌--अच्‌ | बेड़ा, नाव । 

होत्‌ (वि०) (स्त्री त्री) [ हु+तुच्‌ ] यजमान, 
हवन करने वाला,--वहति विधिहुतं या हविर्या च 
होत्री -श० १।१, ~ (पुं०) 1. ऋत्विज्‌, विशेषकर 
वह जो यज्ञ में ऋग्वेद के मन्त्रों का पाठ करता है 
2. यज्ञकर्ता--रधु० १।६२, ८२, मनु ० ११।३६ । 

होत्रम्‌ [ हुनष्ट्रन्‌ ] 1. (घी आदि) कोई भी वस्तु 
जिसकी हवन में आहुति दी जावे 2. हवन में जली 
हुई सामग्री 3. यज्ञ । 

होत्रा [ होत्र--टाप्‌ ] 1. यज्ञ 2. स्तुति । 

होत्रीयः | होत्राय हितं होतुरिदं वा छ) देवों को उद्देश्य 
करके आहुति देने वाला ऋत्विक्‌,-यम्‌ यज्ञमंडप । 

होमः [हु+मन्‌ ] यज्ञाग्नि में घी की आहुति देना, 
(ब्राह्मणों द्वारा किए जानें वाळे देनिक पंच यज्ञों में 
से एक जिसे देवयज्ञ कहते हैँ) 2. हवन, यज्ञ । 
सम? - अग्निः होम की आग,--कुण्डम्‌ हवनकुंड, 
--दुरङ्खः यज्ञ का घोड़ा--रघु० २1३८, -धान्यम्‌ 
मिछ,- -घूमः होम की अग्नि का घुआँ,--भस्मन्‌ 
(नपुं) हवन की राख,--बेला हवन करने का समय 
श० ४,--शाला यज्ञशाला, यज्ञगृह । 

होमकः दे० 'होतृ' । 

होमिः [ हु +इन्‌, मुट्‌ च ] 1. ताया हुआ मक्खन, घी 
2, जल 3. अग्नि । 

होमिन्‌ (पुं०) [ होमोऽस्त्यस्य इनि ] होम करने वाला, 
यजमान, यज्ञकर्ता । 

होभीय, होम्य (वि०) [ होम+-छ, यत्‌ वा ] होम से 
संबद्ध, आहुति दिए जाने के योग्य, हवन संबन्धी, 
स्थम्‌ घी । 

होरा [ हुन रन्‌ --टाप्‌ ] 1. राशि का उदय 2. राशि की 
अवधि का अंश 3. एक घंटा 4. चिल्ल, रेखा] 

होलाका [ हु--वित्र, तं लाति--छा--कर्नकत्‌ +टाप्‌ ] 
वसन्त ऋतु के आने पर मनाया गया वसन्तोत्सव, 
फाल्गुन मास की पूर्णिमा से पूर्व के दस दिन, विशे- 


षतः तीन या चार दिन (इसी पवे को हम 'होली' 
कहते हैँ) 2. फाल्गुन मास की पूर्णिमा । 

होलिका, होली (स्त्री०) होली का त्योहार, दे० 
'होलाका' । 

हो, होहो (अव्य०) [हवेन-डो, नि० ] संबोधनात्मक 
अव्यय, हो, अरे, भो । 

होत्रम्‌ [होतुरिदम्‌, अणू] होता नामक ऋत्विक्‌ का पद । 

होम्यम्‌ | होम] ष्यडा, ] ताया हुआ मक्खन, घी । 

हनु (अदा० आ० हू नुते, ह नुत) 1. ले जाना, लूटना, 
छिपा देना, वञ्चित करना--अध्यगीष्टार्थ शास्त्राणि 
यमस्याह्नोष्ट विक्रमम्‌ भट्टि १५।८८ 2. छिपाना, 
ढकना, रोकना,-मा० १ 3. किसी से छिपाव करना 
(सम्प्र०के साथ ) -गोपी कृष्णाय हनुते-सिद्धा ० । अप-, 
1. छिपाना, दुराना--मनु० ८।५३, रत्न० २ 
2. मुकरना, स्वामित्व को इंकार करना, किसी से 
कोई चीज छिपाना --गुणांश्‍चापहनुषे$स्माकम्‌ 
--भट्टि० ५४४, अपहनुवानस्थ जनाय यन्निजाम्‌ 
(अघीरताम्‌) - ने० १।४९, नि - 1. छिपाना, गुप्त 
कर देना--भट्टि० १०३६ 2. किसी से छिपाना, 
किसी के सामने मुकर जाना (संप्र० के साथ) 
~ भट्टि० ८७४ | 

ह्यस्‌ (अव्य०) [गते अहनि नि० ] बीता हुआ कल । 
सम०--भव (वि०) जो कल हुआ था। 

हयस्तन (वि०) (स्त्री० -नी) | ह्यस्‌ ट्युल, तुद्‌ | 
बीते कल से संबंध रखने वाला--यथा हयस्तनी 
वृत्ति:। सम०--दिनम्‌ बीता कल, पिछला दिन । 

हस्त्य (वि०) [ ह्यस्‌ ‡-त्यप्‌ ] कल से संबद्ध, (बीते 
हुए) कल का । 

हूदः [ क्वादु1अच्‌, नि० ] 1. गहरा सरोवर, जल का 
विस्तृत और गहरा तालाब--ने० ३।५३ 2. गहरा 
छिद्र या विवर--शि० ५1२९ 3. प्रकाश की किरण । 
सम०--ग्रहः मगरमच्छ । 

हृदिनी [ हृद+-इनिञ-डीप्‌ ] 1. नदी 2. बिजली । 

हुब्रोगः [ ग्रीकशब्द से व्युत्पन्न ] कुम्भराशि । 

हवस्‌ (म्वा० पर० हृसति, हृसित) 1. शब्द करता 
2. छोटा होना । 

हसिसन्‌ (पृं०) [ हृस्वञ- इमनिच्‌, ह्लंसादेशः ] इलकापन, 
छोटापन, लघुता । 

हस्व (वि०) [ हस्‌ू+वन्‌, म० अ० ह्लसीयस्‌, उ० अ० 
'हुसिष्ठ ] 1. लघु, अल्प, थोड़ा 2. ठिंगना, कद में 
छोटा 3. लघु (विप० दीर्घ- छन्दःशास्त्र में), --स्वः 
बौना । सम०--अङ्ग (वि०) ठिंगना, गिट्ठा, (गः) 
बौना,--गर्भः कुश नामक घास, -- दर्भः छोटा या श्वेत 
कुदानामक घास,- बाहुक (वि०) छोटी भुजाओं बाला, 
मृति (वि०) कृद में छोटा, ठिंगना, बीना । 


( ११८२ ) 


ह्वाद्‌ (भ्वा० आ० 'हादते) 1. शब्द करना 2. दहाडना । 

हादः [ ह्ला्‌+घञ्ञ्‌ ] शोर, आवाज--दुन्दुभीनां ह्वादः 
““कि० १६।८, इसी प्रकार 'धनुर्छाद:' आदि । 

हाविन्‌ (वि०) [ ह्वाद्‌+णिनि ] शब्दायमान, दहाड़ने 
वाला । 

कादिनी [ ह्वादिन्‌+-डीप्‌ ] 1. इन्द्र का वञ्च 2. बिजली 
3. नदी 4. शल्लकी नामक वृक्ष । 

ह्रासः [ हृस्‌ + घडा, ] 1. शब्द, कोलाहल 2. घटी, कमी, 
क्षय, अवनति; पतन - मनु ० १८५, याज्ञ २।२४९ 
3. छोटी संख्या । 

हिंगोयते देश 'हृणीयते'--महावीर० १।५१। 

हिणीया | छिणी--यक्‌ +-अ¬-टाप्‌ ] 1. भत्सँना, निन्दा 
2. शर्म, लज्जा 3. दया--तु० हृणीया । 

ह्ली (जुहो० पर० जिह्वेति, होण, होत) 1. शर्माना, 

विनोत होना 2. लज्जित होना (स्वतंत्र प्रयोग अथवा 

अपादान सं० के साथ) -जिह्लेम्यायंपुत्रेण सह गुरुसमीपं 

गन्तुम्‌ - श० ७, अन्योऽन्यस्यापि जिह्वीमः कि पुनः 

सहूवासिनाम्‌-कि० ११।५८, रघु० १५।४४, १७७३, 

भट्टि० ३।५३, ५।१०२, ६।१३२--त्रेर० (हुपयति 

न वै) शमिदा करना, (आलं० से भी) -- सकोस्तुभं 

ह्लेपयतीव कृष्णम्‌ -रघु० ६1४९, ह्लेपिता हि बहवो 

नरेशवरा--११।४०, कि वा जात्या स्वामिनो ह्वेपयति 

"शि १८।२३, - कि ११६४, १३।४१, वेणी? 

१1१७ ! 

(स्वी०) [ छी--क्विप्‌ | 1. लज्जा--रतेरपि होपद- 

माइथाना--%कु ० ३१५७, दारिद्रचाद्श्ियमेति होपरि- 

गत: प्रश्नव्यते तेजसः - मृच्छ० १।१४, रघु० ४८० 

2. शर्मीछापन, विनव- छीसब्नकण्ठी कथमप्युवाच 

7 कु० ७१८५ । सम० --जित,-मूढ (वि०) लज्जा 

से अभिभूत या व्याकुळ - ह्वीमूढानां भवति विफल- 

प्रेरणा चूर्णमुष्टिः -मेघ० ६८, - यन्त्रणा लज्जा का 

बंघन--रघु० ७1६३ । 

दोका [ छी-+-कक्‌ --टाप्‌ ] 1. शर्मीलापन, छज्जाशीरूता, 
संकोच 2, भीरुता, डर । 

छोकु (बि) [ह्लीत-उन्‌, कुक च] 1. शर्मीला, विनीत, 
संकोचशील 2. भीरु, -- कुः 1. रांगा 2. लाख । 

होण, होत (भू. क० ०) [ह्ली यक्त, पक्षे तस्य नः] 
1. लज्जित --बेणी० २।११ 2. शर्मीला, विनीत-ने ० 
३।५३ । 


ह्लवेरम्‌,-छम्‌ [हिये लज्जायं वेरम्‌ अङ्गम्‌ अस्य क्षुद्रत्वात्‌, 
पृषो० वा रस्य लः] एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । 

ह्वेष्‌ (म्वा० आ० हुषते) 1. घोड़े की भांति) हिनहिनाना, 
रेकना 2. जाना, सरकना । 

ह्रेषा [ह्लेष्‌+-अ+-टाप्‌] हिनहिनाहट । 

ह्लग्‌ (म्वा० पर० क्वगति) ढांपना । 

ह्लत्तिः ( स्त्री ) [ ह्वाद्‌य-क्तिन्‌, हस्वता ] हषं, 
प्रसन्नता । 

ह्लस्‌ (म्वा० पर० ह्रसति) शब्द करना । 

ह्लाद्‌ (स्वा आ० ह्वादते, ह्व, ह्लादित) 1. प्रसन्न 
होना, खुश होना, हषित होना 2. शब्द करना, आ -_, 
प्र--» हेषित होना, प्रसन्न होना, खुश होना । 

ह्लादः, ह्लादकः [ल्लाद्‌ ष्ञ्‌, ण्वुल्‌ वा] प्रसन्नता, हर्ष, 
उल्लास । 

ह्लादनम्‌ [ल्लाद्‌ +ल्युट्‌] हषित होने की क्रिया, हर्षं, खुशी, 
प्रसन्नता । 

ह्लादिन्‌ (वि०) [ह्लाद्‌+णिनि] प्रसन्न होने वाला, खुश 
होने बाला 1 

ह्लादिनी दे० 'ह्लादिनी' । 

| ह्वङ्‌ (म्वा० पर० ह्वलति) 1. जाना, हिलना-जुलना 

2. थरथराना, कांपना-प्रेर० (ह्ूलयति-ते, ह्वालयति 
ते, परन्तु पहला रूप उपसगं युक्त) हिलाना, कंपकंपी 
पैदा करना (विशेषतः 'वि' पूर्वक) । 

ह्वानम्‌ [ह्वे +ल्युट्‌] 1. आमन्त्रण 2. क्रन्दन, शब्द करना । 

हव (म्वा० पर० ह्वरति) 1. कुटिल होना 2. आचरण 
में टेढ़ा होना, ठगना, धोखा खाना 3. कष्टम्रस्त, 
क्षतिग्रस्त । 

ह्वे (भ्वा० उभ० हृयति-ते, हृतः, कमंवा० हृयते, प्रेर० 
ह्वापयति-ते; इच्छा० जूहूषति-ते) 1. बुलाना--तां 
पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव 
“कुँ० १।२६ 2. नाम लेकर पुकारना, आवाहन करना, 
आवाज देना 3. नाम लेना, बुलाना 4. ललकारना 
5. प्रतिस्पर्धा करना, होइ दोडी करना 6. प्रार्थना 
करना, याचना करना, आ--, 1. बुलाना, निमंतित 
करना-वत्स! इत एवाह्वयेनम्‌--उत्तर० ६ 2. लल- 
कारना (आ०)-गतभीराह्वुत चेदिराण्मुरारिम्‌ --शि० 
२०1१, कृष्णरचाणूरमाह्वयते-सिंद्धा०, भट्रि> ८१८, 
१५८९, उप--, उपा -., बुलाना, भट्टिः ८1१७, 
सस्‌--, समा--, मिलकर बुलाना । 


( ११८३ ) 


सम्पूरक 


अक्र्रः [ न क्रूर-न० त° ] एक यादव का नाम जो कृष्ण 


का मित्र और चाचाथा। (यही वह यादव था 
जिसने बलराम और कृष्ण को मथुरा में जाकर कंस 
को मारने की प्रेरणा दी थी। उसने इन दोनों को 
अपने आने का आशय बतलाया और कहा कि किस 
प्रकार अधर्मी कंस ने इनके पिता आनकदुंदुभि, राज- 
कुमारी देबकी तथा स्वयं अपने पिता उग्रसेन को 
अपमानित किया । कृष्ण ने अपने जाने की स्वीकृति 
दे दी और अतिज्ञा की कि में उस राक्षस को तीन 
रात के अन्दर मार डालूंगा । कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा 
की पुर्ति में सफल हुआ) दे० 'सत्राजित्‌ भी । 


भगस्तिः, अभस्त्यः [ विन्ध्याख्यम्‌ अगम्‌ अस्यति, अस्‌ 


ज-क्तिन्‌ शक०, या अगं विन्ध्याचलं स्त्यायति स्त- 
म्नाति, स्त्ये +-क, या अगः कुम्भः तत्र स्त्यानः संहतः 
इत्यगस्त्यः ] एक प्रसिद्ध ऋषि या मुनि का नाम। 
ऋग्वेद में अगस्त्य और वशिष्ठ मुनि मित्र और वरुण 
की सन्तान माने जाते है । कहते है कि लावण्यमयी 
अप्सरा उर्वशी को देखकर इनका वीर्यं स्खलित हो 
गया । उसका कुछ भाग एक घड़े में गिर गया तथा 
कुछ भाग जल मे । घड़े से अगस्त्य का जन्म हुआ 
इसीलिए इसे कुम्भयोनि, कुम्भजन्मा, घटोड्भव, कलश- 
योनि आदि भी कहते है । वर्णन मिलता है कि 
इसमे विन्ध्याचल पर्वत को जो बराबर उठता जा रहा 
था तथा सूर्यमण्डल पर अविकार करने ही वाला था, 
और जिसने इसके रास्ते को रोक दिया था, नीचे हो 
जाने के लिए कहा । दे० विन्ध्य० (यह आख्यायिका 


कई विद्वानों के मतानुसार आर्य जाति की दक्षिण देश | 


में विजय और भारत की सम्यता के प्रति प्रगति का 
पूर्वाभास देती है) इसके नाम एक अन्य आख्यायिका 
के अनुसार समुद्र को पी जाने के कारण पीताब्धि 
और समुद्रचुलुक आदि भी थे, क्योंकि समुद्र ने अगस्त्य 
को रुष्ट कर दिया था, और क्योंकि अगस्त्य युद्ध 
में इन्द्र और देवों की सहायता करना चाहता था 
जब कि देवों का युद्ध कालेय नामक राक्षसवर्ग से 
होने लगा था और राक्षस समुद्र में जाकर छिप गये 
थे और तीनों लोकों को कष्ट देते थे। उसकी पत्नी 
का नाम लोपामुद्रा था। वह विध्य के दक्षिण में 
कुंजर पर्वत पर एक तपोवन में रहता था। उसने 
दक्षिण में रहने वाले सभी राक्षसों को नियन्त्रण में 
रक्‍खा । एक उपाख्यान में वर्णन मिलता है कि किस 
प्रकार इसने वातापि नामक राक्षस को खा लिया 
जिसने मेंढे का रूप घारण कर लिया था, और किस 
प्रकार उसके भाई को जो अपने भाई का बदला लेते 
मया था, अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दिया । 


अपने वनवास के समय घूमते हुए भगवान्‌ राम, सीता 
और लक्ष्मण सहित उसके आश्रम में गये। वहाँ 
अगस्त्य ने इनका बहुत आदर-सत्कार किया और 
राम का मित्र, सलाहकार और अभिरक्षक बन गया। 
उसने राम को विष्णु का धनुष तथा कुछ और वस्तुएँ 
दीं (दे० रघु० १५।५५) ज्योतिष में इसे तारा भी 
माना जाता हँ--तु० रघु० ४२१ भी । 


अग्निः [ अङ्गति ऊध्व॑ गच्छति अङ्ग --नि, न लोपश्च ] 


अग्नि का देवता । ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र । इसकी पत्नी 
का नाम स्वाहा है। उससे इसके तीन सन्तान हुई 
--पावक, पवमान और शुचि । हरिवंश में इसका 
वर्णन मिळता है कि इसके वस्त्र काले हैं, धूआँ ही 
इसकी टोपी है, तथा शिखाएँ इसका भाला है । 
इसके रथ में लाल घोड़े जुते हे । यह मेंढे के साथ 
या कभी मेंढे पर सवारी करता हुआ वर्णन किया 
गया है । महाभारत में वर्णन मिलता है कि अग्नि 
का शौर्यं और विक्रम समाप्त हो गया और वह मन्द 
हो गया, क्योंकि उसने राजा ३वेतकी द्वारा यज्ञों में 
दी गई आहुतियाँ खा लीं । परन्तु उसने अर्जुन की 
सहायता से खांडववन को निगलकर अपनी शक्ति 
फिर प्राप्त कर ली। इस सेवा के उपलक्ष्य में ही 
अर्जुन को गाण्डीव धनुष दिया गया । 


अघः [ अघ्‌ कतेरि अच्‌ ] एक राक्षस का नाम । यह बक 


और पूतना का भाई था तथा कंस का सेनापति । 
एक बार कंस ने इसे कृष्ण और बलराम को मारने 
के लिए गोकुल भेजा । उसने वहाँ एक विशालकाय 
अजगर का रूप धारण कर लिया जो चार योजन लंबा 
था। इस रूप में वह बालों के मागे भें लेट गया 
तथा अपना मुंह पूरा खोल लिया । ख्वालों ने इसे 
एक पहाड़ी गूफा समझा, वे इसमें घुस गये, सब गौएँ 
भी इसी में चली गई । परन्तु कृष्ण ने इसे समझ 
लिया । फलतः उसने अन्दर घुसकर अपना शरीर 
इतना फुलाया कि वह अजगररूपी राक्षस टुकड़े-टुकड़े 
हो गया तब कहीं इस प्रकार कृष्ण ने अपन साथियों 
की रक्षा की। 


अंगद [अङ्गं दायति शोधयति भूषयति, अङ्गं द्यति वा, है 


या दो+क ] तारा नाम की पत्नी से उत्पन्न वालि 
का एक पुत्र । जब राम ने समस्त सेना के साथ 
लंका को कूच किया तो अंगद को रावण के पास 
शान्ति के दूत के रूप में भेजा गया जिससे किं समय 
रहते रावण अपनी जात बचा सके। परन्तु रावण 
ने घुणापूर्वक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, फलतः 
काल का ग्रास बता । सुग्रीव के पश्चात्‌ किष्किन्धा 
का राज्य अंगद को मिला । सामान्य बोलचाल में 


जनिरुद्ध [ न निरुद्ध इ 


( ११८४ ) 


वह व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच असफल मध्यस्थता 
करता हू, अंगद नाम से पुकारा जाता है । 


अंजना (स्त्री०) मारुति या हनुमान्‌ की माता का नाम । 


वह कुंजर नामक बानर की कन्या तथा केसरी की 
पत्नी थी , एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर 
बैठी थी, कि उसका वस्त्र जरा शरीर से हट गया । 
वायुदेवता उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया, उसने दृश्य 
शरीर धारण कर अंजना से अपनी इच्छापूति की 
याचना की । अंजना ने उससे प्रार्थना की कि आप 
मेरा सतीत्व नष्ट न करें। वायु ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु कहा कि तुम्हारे शक्ति 
और कान्ति में मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न होगा क्योंकि 
मैने तुम्हारी ओर कामवासना की दृष्टि से देखा है । 
यह कहकर वायु अन्तर्धान हो गया। यह पुत्र ही 
मारुति या हनुमान्‌ था। 


अत्रिः | अद्‌--त्रिन्‌ = अत्रि ] एक महि का नाम । यह 


ब्रह्मा की आँख से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा के 
दस मानस पुत्रों या प्रजापतियों में से एक है । इसकी 
पत्नी का नाम अनसूया था। उससे तीन पुत्र हुए 
दत्त, दुर्वासा और सोम । रामायण में वर्णन मिलता 
है कि राम और सीता, अत्रि तथा अनसूया के आश्रम 
में गये। वहाँ उन्होंने उनका खब आदर सत्कार 
किया (दे० अनसूया) । ऋषि के रूप में वह सप्त- 
ऋषियों में से एक है, ज्योतिष की दृष्टि से वह सप्त- 
षियों में एक तारा है । कहते हैं कि चन्द्रमा इस की 
आँख से पैदा हुआ - तु० रघु० २७५ । 


अदितिः [ न दीयते खण्डयते वध्यते बृहत्वात्‌-दो --क्तिच्‌] 


दक्ष की एक कन्या का नाम जो कश्यप को ब्याही 
गई: जिस समय विष्णु ने वामनावतार ग्रहण किया 
तो उस समय वह विष्णु की माता थी। वह इन्द्र की 
भी माता थी। इसके रारण बह उन अन्य देवताओं 
की भी माता कहलाती है जो अदितिनदन कहलाते है । 
ब० स० ] प्रद्युम्न के एक पुत्र 
का नाम । अनिरुद्ध काम का पुत्र और कृष्ण का पोता 
था! बाणासुर की पुत्री उपा उससे प्रेम करने लगी थी । 
उसने जादू की शक्ति से अनिरुद्ध को अपने पिता की 
नगरी शोणितपुर के अपने भवन में मंगवा लिया! 
(दे० उषा या चित्रलेखा) । बाण ने कुछ रक्षक उसे 
पकड़ने के लिए भेजे परन्तु पराक्रमी अनिरुद्ध ने उन्हे 
लोहे की गदा से मौत के घाट उतार दिया । अंततः 
वहे जादू की शक्ति के द्वारा पकड़ लिया गया । जब 
कृष्ण, बकराम और काम को उसका पता लगा तो बे 
उसे लेने शये । वहाँ भारी युद्ध हुआ! बाणकी 
यद्यपि शिव और स्कन्द सहायता करते थे, तो भी 
वह पराजित हो गया, परन्तु दिव के वीच में पड़ने 


से उसके प्राण वच गये । अविरुद्ध को उसकी पत्नी 
उषा सहित द्वारका में अपने घर लाया गया । 


अंकः [अन्ध--कन्‌] एक राक्षस का नाम जो कश्यप और 


दिति का पुत्र था । इसकी शिव ने हत्या कर दी थी । 
इसके वर्णन मिलता हे कि एक हजार भुजाएँ और 
सिर थे, २००० आँखें और पर थे । वह अंघों की 
भाँति चलता था इस लिए लोग उसे अंधक कहते थे, 
चाहे वह पूर्णतः ठीक ठीक देख सकता था । जब 
उसने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उठाकर ले जाने का 
प्रयत्न किया तो शिव ने उसकी हत्या कर दी । 


अभिमन्युः (पुं) अर्जुन के एक पुत्र का नाम। इसकी 


माता सुभद्रा थी जो श्रीकृष्ण तथा बलराम की बहन 
शो | जब द्रोण की सलाह के अनुसार कौरवों ने 
*चक्रव्यूह' नाम की विशिष्ट सॅन्यस्थिति बनाई, और 
वह भी इस आशा से कि आज अर्जुन दूर हैं, 
उसके अतिरिक्त और कोई पांडव इस व्यूह को तोड़ 
नहीं सकेगा, तो अभिमन्यु अपने चाचा ताउओं को 
विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग मेरी सहायता 
करें तो में अवश्य ही इस व्यूह को तोड़ डाूंगा । 
तदनुसार वह व्यूह में प्रविष्ट हुआ, कौरवपक्ष के 
अनेक योद्धाओं को उसने मौत के घाट उतारा । एक 
बार तो उसने ऐसा घोर पराक्रम दिखाया कि द्रोण, 
कर्ण दुर्योधन आदि बड़े बड़े महारथी भी उसका मुक़ा- 
बला न कर सके । परन्तु वह बहुत देर तक इस 
भीषण युद्ध का सामना न कर सका, अन्त में परास्त 
हुआ और मारा गया । वह बहुत सुन्दर था । उसकी 
दो पत्नियाँ थी--बलराम की पुत्री वत्सला, तथा 
राजा विराट की पुत्री उत्तरा । जिस समय बह मारा 
गया उस समय उत्तरा गर्भवती थी । उससे परीक्षित 
का जन्म हुआ । परीक्षित ही बाद में हस्तिनापुर की 
राजगही पर बैठा । 


अरुणः [ऋ--उनत्‌| विनता में कश्यप से उत्पन्न एक पुत्र 


गरुड था । गरुड का ज्येष्ट भ्राता ही अरुण बतलाया 
जाता है । विनता ने समय से पूर्व ही अंडे से बच्चा 
निकाला, उसकी अभी जंघाएं नहीं बनी थी, इस लिए 
उसका नाम 'अनूरु' (ऊरुरहित) या 'विपाद' (पैरों 
से हीन) पड़ गया । अब अरुण सूर्यं का सारथि है । 
उसकी पत्नो शयेनी थी जिससे 'संपाति” और 'जटाय्‌' 
नामक दो पुत्र पैदा हुए । 


अइवत्थामन्‌ दे० 'द्रोण' भो । 
अश्विनीकुमार दे० संज्ञा 
अष्टावक्र: [अष्टकृत्वः अष्टसु भागेषु वा वक्रः] कहोड के एक 


पुत्र का नाम । कहोड ऋषि इतने अधिक अध्ययन 
शील थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की । इस 
अवहेलना से कुश्च होकर उसके अजात पुत्र ने जो 


(११८५ ) 


अभी गर्भ में ही था, अपने पिता की भर्त्सना की । 
इस बात से कुद्ध होकर पिता ने शाप दिया कि तुम 
आठ अंगों से टेहे-मेढे पैदा होगे । एक बार कहोड 
ने एक बौद्ध से शर्त लगाई और फिर उसमें हार जाने 
पर कहोंड को नरी में डुबा दिया गया । युवा अष्टावक्र 
ने उस बौद्ध को परास्त किया और अपने पिता को 
मुक्‍त कराया। इस बात से प्रसन्न होकर पिता ने 
समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा । ऐसा कर 
वह बिल्कुल सरल अंगों वाला हो गया । 


न्याय 
1, विषकृमिन्याय - विष में पले कीडों का नीतिवाक्य । 


यह उस स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता हूँ जो दूसरों के लिए घातक होते हुए भी उनके 
लिए ऐसी नहीं होती जो इसमें जन्मे और पले हैं; 
क्योंकि वह स्थिति तो उनका स्वभाव बन गया हे 
जैसे कि विषकृमि जो विष से ही जन्मा हैं। विष 
चाहे दूसरों के लिए घातक हो परन्तु उनके लिए 
घातक नहीं होता जो उसी विषेली स्थिति में पले है । 
विववृक्षन्याय -विषवृक्ष का नीतिवाक्य । यह उस 
स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता 
जो यद्यपि उत्पातमय या आघातपूर्ण हे तो भी उस 
व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे बनाया है, नष्ट किये जाने 
के योग्य नहीं। जैसे कि एक वक्ष चाहे वह विष का 
ही क्‍यों न हो वह भी लगाने वाले के द्वारां काटा 
नहीं जाता । 


3. स्थालीपुलाकन्याय--पकते हुए बतंन में से एक चावल 


देखने का नीतिवाक्य । देगची में पडे हुए सभी चावलों 
पर गर्म पानी का समान प्रभाव पड़ता है। जब एक 
चावल पका हुआ होता है तो यह अनुमान लगा 
लिया जाता हुं कि अन्य सर्ब चावल भी पक गए हैं| 
अत: यह नीतिवाक्य उस दशा में प्रयुक्त होता है जब 
समस्त श्रेणी का अनुमान उसके एक भाग को देख 
कर लगाया जाय। मराठी में इसे ही कहते हैं 
“शितावरून भाताचीं परीक्षा” । 


१४९ 


ern 


पण्डाबत्‌ (वि०) [ पण्डा +-मतुप्‌ | बुद्धिमान्‌ अश्व० ६। 
प्रकोप: [ प्रा० स० ] क्रोध, उत्तेजना, आवेश । 


प्राकारः (पुं) 1. चहारदीवारी, बाड़ा, बाड़ 2. चारों 


ओर घरा डालने वालो दीवार, फ़मील --- शतमेकोऽपि 
संधत्ते प्राकारस्थो धनुर्धर:-पंच० १।२२९। 


बाली (स्त्री०) एक प्रकार का कान का आभूषण - अइव० 


२४। 


युधिष्ठिरः [ युधि स्थिरः-- अलुक्‌ स०, षत्वम्‌ ] युद्ध में 


अडिग पांडवों में ज्येष्ठ राजकुमार । इसे धर्म' 
'धर्मेराज' और 'अजातशत्रु' आदि भी कहते हैं । यह्‌ 
धर्म द्वारा कुन्ती से उत्पन्न हुआ था । सेन्यचातुरी की 
अपेक्षा यह अपनी सचाई और ईमानदारी के लिए 
अत्यन्त प्रसिद्ध था। अठारह दिन के महाभारत के 
पश्चात्‌ इसे हस्तिनापुर की राजगही पर सम्राट्‌ के 
रूप में अभिषिक्त किया गया था ! उसके पश्चात्‌ 
इसने बहुत दिनों तक धर्मपूर्वेक राज्य किया । इसका 
अधिक विवरण जानने के लिए दे० 'दुर्योधन') । 


वैशम्पायनः (पुं०) व्यास के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम । 


इसने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को कहा कि वह समस्त 
यजुर्वेद जो तुमने मुझसे पढ़ा है उगल दो । तद- 
नुसार उगल देने पर वेशम्यायन के अन्य शिष्यों ने 
तीतर बन कर वह समस्त यजुर्वेद चाट लिया । इसी 
लिए यजुर्वेद की उस शाखा का नाम 'तैत्तिरीय' पड़ 
गया । पुराणों का पाठ करने में बेशंपायन अत्यन्त 
दक्ष और प्रसिद्ध था । कहते है कि उसने समस्त महा- 
भारत का पाठ जनमेजय राजा को सुनाया । 


हिरण्याक्षः (पुं ) एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम। हिरण्यः 


कशिपु का जुड़वां भाई ब्रह्मा से वरदान पाकर बह 
ढीठ और अत्याचारी हो गया, उसने पृथ्वी को समेट 
लिया और उसे लेकर समुद्र की गहराई में चला 
गया । अत एव विष्णु ने वराह का अवतार धारण 
किया, राक्षस को यमलोक पहुंचाया और पृथ्वी का 
उद्धार किया । 


परिशिष्ट १ 


संस्कृत छन्दःशाख 


परिचय संस्कृत छन्दःशास्त्र का सबसे पहला और अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पिगलऋषिप्रणीत छन्दःशास्त्र हँ । 
यह आठ अध्यायों का एक सूत्रग्रंथ हे । अग्निपुराण 
में भी पिंगलपद्धति पर आधारित छन्दःशास्त्र का 
पूर्ण विवरण हें। और अनेक ग्रन्थ इसी विषय पर 
भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा रचे गये हे-उदा० श्रुतबोध, 
बाणीभूषण, बृत्तदपंण, वृत्तरत्नाकर, वृत्तकौमुदी और 
छन्दोमजरी आदि। आगे के पृष्ठों में मुख्यतः छन्दो- 
मंजरी और वृत्तरत्नाकर के आधार पर ही कुछ लिखा 
गया हे.। इस परिशिष्ट में वैदिक तथा प्राकृत छन्दों 
को नहीं रक्‍खागयाहे । 

संस्कृत की रचनाया तो गद्य में होती हे या 
पद्य में । काव्यरचना प्रायः इलोकों में होती है । 
श्लोक या पद्य में चार चरण होते हैं जिन्हें या तो 
अक्षरों की संख्या से विनियमित किया जाता हैं अथवा 
मात्राओं की गिनती से । 


पद्य या तो बृत्त होता है अथवा जाति। वृत्त 
एक ऐसा इलोक होता है जिसका छन्द प्रत्येक चरण 
में अक्षरों की गिनती और स्थिति के अनुसार निर्धा- 
रित किया जाता हँ । जाति एक एसा इलोक होता है 
जिसका छन्द प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती के 
अनुसार निश्चित किया जाता हे । 

वृत्त तीन प्रकारके होते हे--(१) समवत्त 
जिसमें श्लोक के चारों चरण समान हों। (२) 
अर्घसमवृत्त--जिसमें प्रथम तृतीय और द्वितीय तथा 
चतुर्थे चरण समान हों। (३) और विषमवृत्त 
जिसके चारों चरण असमान हों । 

अक्षर (बर्ण) एक ऐसा शब्द हे जो एक साँस 
में बोला जाय, अर्थात्‌ एक स्वर, इसके साथ चाहे 
एक व्यंजन हो, चाहे एक से अधिक और चाहे केवल 
स्वर ही हो! 

अक्षर (बर्ण) लघु भी होता हे, गुरु भी जैसा 
कि उसका स्वर हो हुस्व यादीर्ष। अ इउऋ 
और ल॒ ह्लस्वह, आई ऊ ऋए ऐ ओ और औ 
दीर्घं हें। परन्तु छन्दःशास्त्र में हस्व स्वर दीघं 
माना जाता हे जबकि उसके आगे अनुस्वार या विसगं 
हो, अथवा कोई संयुक्त व्यंजन हो, जैसे कि 'गन्ध' 
का 'अया'गः। (प्र, ह और ब्र क्र इसके अपवाद 


> 


हैं। इनके पूर्व का स्वर यद्यपि एक प्रकार की 


काव्यात्मक छूट के कारण हुस्व रह सकता हूँ, उदा० 
कु० ७११, या शि० १०1६०; तथापि यहाँ पर 
समालोचको ने छन्द को छन्दःशास्त्र के सामान्य 
नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन भी प्रस्तुत 
किये हे) । इसी प्रकार पाद का अन्तिम भक्षर भी 
छन्द की अपेक्षा के अनुरूप लघु या गुरु गाना जा 
सकता हे, वह स्वयं चाहे कुछ ही हो । 
सानुस्वारश्च दीघंश्च विसर्गी च गुरुभबेत्‌ । 
वर्णः संयोगपूर्वशच तथा पादान्तगोऽपि बा।॥ 

मात्राओं की संख्या से निर्धारित होने वाले 
बृत्तों में हुस्व स्वरकी एक मात्रा होती हे, भौर 
दीर्घस्वर की दो मात्रा । 

अक्षरों की संख्या से विनियमित वृत्तों की माप- 
तोल के लिए, छन्दःशास्त्र के लेखकों ने आठ 'गणों' 
(अक्षरपाद) की एक युक्ति निकाली हे । प्रत्येक 
गण में तीन अक्षर होते हैं, बे तीनों लघु या गुरु 
होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बे गण 
नीचे लिखे इलोक में बतलाये गये हैं । 

भस्त्रिगुरुस्त्रिलथुषच नकारो, 
भादिगुरः पुनरादिलघुर्य: । 
लो गुरुमघ्यगतो रलमध्यः, 

, सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
ताता ७० मरता यान्ति लाधवम्‌ । 
अजसा गौरब मनो तु गुरुलाघवम्‌ ॥। 


प्रतीकाक्षरों में अभिव्यक्त (गुरु ५ लघु।) भिन्न- 


क. 


भिन्न गण निम्न प्रकार से दर्शाये जा सकते हैं :-- 


$ 5 ऽ सगण 
1३७ यगण 
51 ऽ रगण 
। । 5 सगण 
551 तगण 
। $ | जगण 
511 भगण 
॥ । । । नगण 
इसी प्रकार 'ल' लघु तथा 'ग' गुरु को प्रकट 
करता हें। 


विशेष - प्रत्येक चरण के अक्षरों (वर्णो) की गिनती के 


अनुसार संस्कृत के छन्दः शास्त्रियों ने वृत्तों का वर्गी- 
करण किया है । इस प्रकार वे 'समवृत्तों' को छम्बीस 


( ११८७ ) 


अनुभाग (क) 


श्रेणियों में रखते हैं जैसे कि समवृत्तों के प्रत्येक चरण 
में अक्षरों की संख्या एक से लेकर छब्बीस तक पृथक- 
पृथक्‌ हो सकती हे । इनमें से प्रत्येक श्रेणी में लघु 
और गुरु की पृथक्‌-पृथक्‌ भिन्न-भिन्त स्थिति होने के 
कारण असंख्य वृत्तों की संभावना हो जाती है । 
उदाहरणतः छ: अक्षरों के प्रत्येक चरण वाली श्रेणी 
में, (अक्षर चाहे लघु हों या गुरु) संभावित संख्या 
२२२२२2२ या २5६४ होती हैं, 
परन्तु प्रयोग में छः वृत्त भी नहीं आते। यही बात 
छब्बीस अक्षर वाली श्रेणी की हूँ । वहाँ भी वृत्तों की 
संभावित संख्या २ या ८७१०८८६४ होती हे । 
परन्तु यदि हम अर्घसमवृत्त या विषमवृत्तों की बात 
देखें तो वहाँ तो संभावित वृत्तों की विविघता अनन्त 
हैं । पिगळ, लीलावती और वृत्तरत्नाकर के अंतिम 
अध्याय में संभावित विविघताओं की संख्या, उनका 
स्थान, या उनकी नियमित गणना में किसी एक छंद 
विशेष की निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए 
निर्देश दिये गए हैँ । संभावित वृत्तों के इस विशाल 
समुदाय की तुलना में कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने 
वाले वृत्तों को विविधता नगण्य हे । परन्तु यह 
नगण्य सख्या भी इतनी अधिक हूँ कि इस परिशिष्ट 
में नहीं रक्खी जा सकती । अतः हम यहाँ निम्न क्रम 
में केवल उन्हीं वृत्तों का वर्णन करेंगे जो बहुत प्रयुक्त 
किये जाते हँ अथवा जिनका उल्लेख करना आव- 
श्यक हूँ । 

अनुभाग (क) समवृत्त 

अनुभाग (ख) अधंसमवृत्त 

अनुभाग (ग) विषमवृत्त 

अनुभाग (घ) जाति आदि 


नोट--निम्नांकित परिभाषाओं में गणों का प्रतिनिधित्व 


करने वाले भ म स और लग आदि वर्णो के स्वर 
का बहुघा वृत्त की अपेक्षा के कारण लोप कर दिया 
जाता हु--उदा० 'ञ्रम्न' प्रकट करता हूं मरभन 
को, इसी प्रकार 'म्तो' दर्शाता हें मत को । पहली 
पंक्ति में हमने वृत्त की परिभाषा दी हू, दूसरी पंक्ति 
में गणक्रम और यति--विराम अर्थात्‌ श्लोक या 
चरण का सस्वर पाठ करने में जहाँ रुकना होता है, 
और जो कि परिभाषा में करणकारक द्वारा संकेतित 
किया गया हुं- (प्रकोष्ठ में अंग्रेजी अंकों द्वारा) 
प्रकट की जाती हे, फिर तीसरी पंक्ति में उदाहरण 
(इनमें से अधिकांश माध, भारवि, कालिदास और 
दंडी की रचनाओं से लिए गए हूँ) । 


वरि० 
गण» 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
सण ० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
। गण? 


चार वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(प्रतिष्ठा) 
कन्था 
ग्मौ चेत्कन्या । 
ग, म 
भास्वत्कन्या सका धन्या । 
यस्याः कूले कृष्णोऽखेलत्‌ ॥ 
पाँच वर्णो के चरण वाले वृत्त 
(सुप्रतिष्ठा) 
पंक्ति 


पं 
भूमौ गिति पंक्तिः 
भ, ग, य 
कृष्ण सनाथा तर्णकषंक्तिः । 
यामुनकच्छे चारु चचार ॥ 
छः वर्णो के चरण बाठे वृत्त 
गायत्री 
(1) तनुमध्यमा 
त्यौ चेत्तनुमध्यमा । ` 
त, य। 
मूतिर्म्‌रशत्रोरत्यद्भ्‌तरूपा । 
आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या ॥ 
(2) विद्युल्लेखा ('वाणी' भी कहते हैं) 
विद्युल्लेखा 
म, म (३, ३) 
श्रीदीप्ती ह्लीकीर्ती धीनीती गीः प्रीती । 
एषते ढे द्वे ते ये नेमे देवेशे ॥ काब्य» ३1८६ । 
(3) शशिवदना 
शशिवदना न्यौ । 
न,य। 
शशिवददनानां ब्रजतरुणीनाम्‌ । 
अघरसुघोमि मधुरिपुरे च्छत्‌ ] 
(4) सोमराजी 
द्विया सोमराजी । 
य, य (2, 4) । 
हरे सोमराजो-समा ते यशः श्री: ।' 
जगन्मण्डलस्य छिनत्त्यन्धकारम्‌ ॥ 
सात वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(उष्णिक्‌) . 
(1) कुमारललिता 
कुमारललिता जूसगाः। 
ज, स, ग (3. 4) । 


( ११८८ ) 


मुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा । 

ब्रजेणनयनानां ततान मुदमुच्चे: ॥ 
(2) मदलेखा 

मस्गौ स्यान्मदलेखा । 

म, स, ग (3. 4) । 

रङ्गे बाहुविरुग्णाद्‌ दन्तीन्द्रान्मदलेखा । 

लग्नाभून्मुरशत्रौ कस्तूरीरसचर्चा । 
(3) मधुमती 

ननगि मधुमती । 

न, न, ग (5. 2.) । 

रविदुहितृतटे नवकुसुमतति: । 

व्यधित मधुमती मधुमथनमुदम्‌ ॥ 


आठ वर्णों के चरण वाले बृत्त 
(अनुष्टुभ्‌) 
(1) अनुष्टुभ्‌ 
(इसे 'इलोक' भी कहते हूँ) 
इस छन्द के अनेक भेद हैं । परन्तु जिसका सबसे 
अधिक प्रयोग होता हे उसके प्रत्येक चरण में आठ 
वर्ण होते हैं, मात्रायें सबकी भिन्न-भिन्न । इस प्रकार 
प्रत्येक चरण का पाँचवाँ वर्ण लघु, छठा दीघ, तथा 
सातवा वर्ण (प्रथम, तृतीय चरण का) दीघं, एवं 
(द्वितीय तथा चतुर्थचरण का) ह्रस्व होता हे । 
इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयो हुंस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः 11 
वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्‍वरी ॥रघु० १।१॥ 
(2) गजगति 
नभलगा गजगति: । 
न, भः ल, ग (4.4) । 
रविसुतापरिसरे विहरतो दृशि हरेः । 
ब्रजवधूगजगतिम्‌दमलं व्यतनुत ॥ 
(3) प्रमाणिका 
प्रमाणिका जरौ लगौ । 
ज, र, ल, ग (4.4) 1 
पुनातु भक्तिरच्युता सदा च्युताडिघ्रपद्मयो: । 
श्रुतिस्मृतिप्रभाणिका भवाम्बुराशितारिका ॥ 
(4) साणवक 
भात्तलगा माणवकम्‌ । 
भ्‌, त, ल्‌, ग, 4. 4) t 
चंचल्चूडं चपलेव त्सकुलेः केलिपरम्‌ । 
ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम्‌ ।। 
(5) विद्युन्माला 
मो मो गो गो विद्युन्माला । 
म, म, ग, ग (4. 4) । 


उंदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि 9 
गण० 
उदा० 


उवा० 


उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


वासोवल्ली बिद्युन्माला बहंश्रेणी शाक्रश्वाप: । 

यस्मिश्नास्तां तापोच्छित्ये गोमध्यस्थः कृष्णाम्भोद: ॥ 
(6) समानिका 

ग्लौ रजौ समानिका तु। 

ग, ल, र, ज (4. 4) 

यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति हत्‌-तडागसझ । 

घी: समानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण ॥ 


नौ वणो के चरण वाले कृत्त 


(बृहती) 
(1) भुजगशिशुभृता 
भुजगरिशुभृता नौ मः । 
न, न, म (7. 2.) 
ह्लंदतटनिकटक्षोणी भुजगशिशुभृता याऽऽसीत्‌ । 
मुररिपुदलिते नागे ब्रजजनसुखदा साऽभूत्‌ ॥ 
, (2) भुजङ्गसङ्भता 
सजररभुजङ्गसङ्गता । 
स, ज, र (3.6) 
तरला तरङ्गरिङ्गितेयंमुना भुजद्धसद्धता । 
कथमेति वत्सचारकश्चपलः सदेव तां हरिः ॥ 
(3) मणिमध्य 
स्यान्मणिमध्यं चे-द्भमसाः । 
भ, म, स (5.4) 
कालियभोगाभोगगतस्तन्मणिमध्यस्फीतरुचा । 
चित्रपदाभो नन्दसुतश्चार ननतं स्मेरमुखः ॥ 


दस वर्णों के चरण बाले वृत्त 
(पक्ति) 
(1) त्वरितगति 
त्वरितगतिश्च नजनर्गैः । 
न, ज, न, ग॒ (5. 5.) 
त्वरितगति्रंजयुवतिस्तरणिसुता विपिनगता । 
मुररिपुणा रतिगुरुणा परिरमिता प्रमदमिता ॥ 
(2) मत्ता 
ज्ञेया मत्ता मभसगसृष्टा । 
म, भ, स, ग (4. 6) 
पीत्वा मत्ता मधु मधुपाली 
कालिन्दीये तटवनकुञ्जे । 
उद्दीव्यन्तीब्रंजजनरामाः 
कामासिक्ता मंघुजिति चक्रे ॥ 


(3) रुक्मवती (चम्पकमाला) 
रुक्मवती सा यत्र भमस्गाः 1 
भ, म, स, ग (5.5) 
कायमनोवाक्ये: परिशुद्धः 
यस्य सदा कंसद्विषि भक्ति: । 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
गण ७० 
इदा० 


परि० 


गण ० 


उदा० 


दे० 


( ११८९ ) 


राज्यपदे हर्म्यालिरुदारा 
सक्मबती विघ्नः खलु तस्य ॥ 


ग्यारह वर्णो के चरण वाले वृत्त 
(त्रिष्टुभ्‌ 

(1) इन्द्रवष्या 
स्यादिन्द्रव्या बदि तो जगौ गः । 
त, त, ज, ग, ग (5.6) 
गोष्ठे गिरि सब्यकरेण घृत्वा 
रुष्टन्द्रदज्त्राहलिमुक्तवृष्टौ । 
यो गोकुरू गोपकुळं च सुस्थम्‌ 
चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणिः ॥ 

(2) उपेन््रवस्त्रा 
उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा । 
ज, त, ज, ग, ग॒ (5.6) 
उपेन्द्रवज्रादिमणिच्छटाभि- 
बिभूषणानां छरितं वपुस्ते । 
स्मरामि गोपीभिस्पास्यमानम्‌ 
सुरब्रुमूले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 

(3) उपजाति 
अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ 
पादौ यदीबावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्थास्वपि मिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 
जब इन्द्रव्रा और उपेन्द्रवज्रा को एक ही श्लोक 
में मिला देते हे तो उसे उपजाति वृत्त कहते ह । 
इसके चौदह भेद होते हैं । 
अस्त्युसतरस्थां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्म 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥। कु० १।१। 
रघु० २, ५, ६, ७, १३, १४, १६, १८,; कु०३, 
कु० १७ आदि। जब अन्य वृस भी एक ही इलोक 
में मिला दिये जाते हैं तो भी उषजाति ही वृत्त 
होता हे । उदा० माघ कवि के निम्नइलोक में 
वंदास्थ और इन्द्रवंशा मिला दिए गए है । 
इत्यं रथाश्वेभनिषादिनां प्रगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाह्वहिः । 
प्रस्थानकाछक्षमवेषकल्पना- 
इतक्षणक्षेपमु्दक्षताच्युतम्‌ ॥ शि० १२1१ । 

4) दोघक 


परि० 
गण ० 
उदा० 


, गण० 


उबा० 


( 
परि० दोघकमिच्छति भत्रितयाद्गो । 
गण० भ, भ, भ, ग, ग, (6. 5.) 
उदा० या न ययो प्रिबमन्यवधूम्मः 
सा रतरागमना यतमानम्‌ । 


परि० 
शण० 


तेन सहेह बिभति रह: स्त्री 
सार तरागमनायतमानम्‌ ॥शि० ४।४५। 
(5) भ्रमरविलसितम्‌ 
म्भौ स्लो गःस्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌ । 
म, भ, न, ल, ग (4.7) 
प्रीत्ये यूनां व्यवहिततपना: 
प्रौढध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति सुरत- 
क्रीडायासश्रमशमपटवः ॥ शि० ४६२ । 
(6) रथोद्धता 
रात्परैनंरलगे रथोद्धता । 
र, न, र, छ, ग (3. 8 या 4. 7) 
कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो 
राममध्वरविघातशान्तये । 
काकपक्षघरमेत्य याचित- 
स्तेजसां हि न वयः समोक्ष्यते ॥ रघु० ११।१। 
दे० कु० ८ भी । 
(7) वातोर्मो 
वातोर्मीयं गदिता म्भौ तगौ ग: । 
म, भ, त, ग, ग (4.7) 
'ध्याता मूत्ति: क्षणमप्यच्युतस्य 
श्रेणी नाम्नां गदिता हेलयाऽपि । 
संसारेऽस्मिन्‌ दुरितं हन्ति पुंसाम्‌ 
बातोर्मी पीतमिवाम्भोधिमध्ये ॥ 
(8) शालिनी 
मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकेः । 
म, त, त, ग, ग, (4. 7.) 
अंहो हन्ति ह 0 द्ध विधत्ते 
घमं दत्ते च सूते । 
मुक्ति दत्ते सरवदोपास्यमाना 
पुसां श्रद्धा शालिनी विष्णुभक्तिः ॥ 
(9) स्वागता 
स्वागता रनभगर्गुरुणा च । 
र, न, भ, ग, ग (3. 8) 
यावदागमयतेऽथ. नरेन्द्रान्‌ स स्वयंवरमहाय महीन्द्रः । 
तावदेव क्र षिरिन्द्रदिदृक्षु: नारदस्त्रिदशधाम जगाम ॥ 
नै० ५१॥ 
दे० कि०९, शि० १०. 
आरह वर्णो के चरण वाले वृत्त 


(1) इन्दवंशा 
तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ ॥ 
इन्द्रवंशा बिल्कुल वंशस्थविल या वंशस्थ (दे० नी० 
१३वाँ) के समान है, सिवाय इसके कि इसका 
प्रयमाक्षर गुरु होता हें त, त, ज, र। 


उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
ग्रण० 


( ११९० ) 


दैत्येन््रवंशाग्निरुदीणंदीधितिः 
पीताम्बरोऽसौ जगतां तमोपहः । 
यस्मिन्‌ ममज्जुः शलभा इव स्वयम्‌ 
ते कंसचाणूरमुखा मखद्विषः ॥ 
(2) चन्द्रवत्मं 
चन्द्रवत्म निगदन्ति रनभर्सः । 
र, न, भ, स (4,8) 
चन्द्रवत्म पिहितं घनतिमिरे 
राजवत्म रहितं जनगमने: । 
इष्टबत्मं तदलंकुरु सरसे 
कुञ्जवत्मनि हरिस्तव कुतुकी 1 
(3) जलधरमाला 
अब्ध्यंगँः स्याज्जलघरमालाम्भौ स्मौ । 
म, भ, स, म (4.8) 
या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां 
तापच्छेदे जलधरमाला नव्या । 
भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले 
केलीलोला हरितनुरव्यात्‌ सा ब: ॥ 
दे» कि० ५।२३ ॥ 
(4) जलोड़तगति 
रसँज॑सजसा जलोद्धतगतिः । 
ज, स, ज, स (6.6) 
समीरशिशिरः शिरस्सु वसताम्‌ 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
बिभति जनयन्नयं मुदमपा- 
मपायधवला बलाहकततीः ॥ शि० ४५४ ॥ 
(5) तामरस 
इह वद तामरसं नजजा यः । 
न, ज, ज, य (5.7) 
स्फुटसुषमामकरन्दमनोज्ञम्‌ 
ब्रजललनानयनालिनिपीतम्‌ । 
तव मुखतामरसं मुरशत्रो 
हृदयतडाग विकाशि ममास्तु ॥ 
(6) तोटक 
वद तोटकमब्धिसकारयृतम्‌ । 
स, स, स, स (4.4.4) 
स तथेति विनेतुरुदारमतेः 
प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम्‌ । 
तदरूब्धपदं हृदि शोकधने 
प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥ रघु० ८1९१ ७ 
दे० शि० ६1७१ ॥ 


(7) दुतविलम्बित 
द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ । 
न, भ, भ, र (4.8 या 4.4.4) 


उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण» 
उदा० 


परि० 
गण० 
उददा० 


बरि० 
राजू ७ 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण 


° 


मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना 
मम च मुक्तमिदं तमसा मतः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
घनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥ श० ६.। 
दे० रघु० ९, शि० ६ भी । 

(8) प्रभा 
स्वरशरविरतिनेनो रौ प्रभा । 
न, न, र, र (7.5) 
अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रिया- 
मतनुतरतयेव संतानकः । 
तरुणपरभृतः स्वनं रागिणा- 
मतनुतरतये वसन्तानक: ॥ शि० ६1६७ ॥ 

कि० ५२१ भी। 


(9) प्रमिताक्षरा 
प्रमिताक्षरा सजससँ: कथिता । 
स, ज, स, स (5.7) 
विहगाः कदम्बसुरभाविह गाः 
कळयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
भ्रमयन्नुपेति मुहुरभ्रमयम्‌, 
पबनश्‍च घूतनवनीपवनः ॥ शि० ४३६ ॥ 
कि० ९, शि० ९। 
(10) भुजंगप्रयात 
भुजंगप्रयातं चतुियंकारं: । . 
य, य, य, य (6.6) 
घनैनिष्कुलीना: कुलीना भवन्ति 
धनेरापदं मानवा निस्तरन्ति । 
नेम्यः परो बॉन्धवो नास्ति लोके 
घनान्मजेयध्वं घनान्यजेयध्वम्‌ ॥ 
(11) मणिमाला 
त्यौ त्यौ मणिमाला छिन्ना गुहवक्तुँ : । 
"त, य, त, य (6. 6) 
प्रह वामरमौलो रत्नोपलक्लूप्ते 
जातप्रतिबिम्बा शोणा मणिमाला । 
गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणा- 
मास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥। 
(12) मालतो ('यमुना' भी कहते हैं) 
भवति नजावथ मालती जरौ । 
न,ज,ज,र (5.7) 
इह कलयाच्यूत केलिक्रानने 
मधुरससौरभसारलोलूपः । 
कुसुमकृतस्मितचाइ विञ्रमा- 
मलिरपि चुम्बतिः मालतीं मुहुः ॥ 
(13) वंशस्थविल (वंशस्थ या बंशस्तनित) 
वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरो । 
ज, त, ज, र (5.7) 


( ११९१ ) 


उदा० तथा समक्षं दहता मनोभवम्‌ सं, ज, त, ज, ग (6.7) 
पिसाकिना भग्नमनोरचा सती । उदा० यमुनामतीतमथ शुश्रुवानमुम्‌ 
निनिन्द रूपं हृदयेत पार्वती तपसस्तनूज इति नाधुनोच्चते ! 
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ कु० ५१ स यदा5चलन्निजपुरादहनिशम्‌ 
दे० रघु० ३ भी । नृपतेस्तदादि समचारि बातंया ॥शि० १३।१। 
(14) वश्बदेबो (5) मरालयूरी 
परि० बाणाइ्वैरिछिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ । परि० वेदैरन्धेम्तौ यसगा मत्तमयूरम्‌ । 
गण० ग, म, य, य (5.7) दण० म, त, य, स, ग (4. 9) 
उबा» अर्चामिन्येषां त्वं विहायामरागा- उदा० दुष्ट्वा दृश्यान्याचरणीयानि बिधाय 
मद्देतेनक बिष्णुमम्यच्ये भनत्या । प्रेक्षाकारी याति पदं मुक्तमपाये: । 
तत्रादेषात्मन्बचिते भाविनी ते सम्यग्दृष्टिस्तस्य परं पश्यति यस्त्वाम्‌ 
आतः संपन्नाराधना वेशबदेबौ ॥ यस्चोपास्ते साघु बिधेयं स विधत्ते ॥ कि० १८ 
(15) खग्विशो २८, शि० ४४४, ६।७६, रघु० ९।७५। 
परि० कीतितेषा चतूरेफिका स्रग्विणी । (6) रुचिरा (प्रभावती) 
गश० र, र, र, र (6. 6) परि० जभौ सजौ मिति रुचिरा चतुग्रंहै: । 
उदा० इन्द्रतीलोपलेनेब या निमिता गण० ज, भ, स, ज, ग (4. 9) 
शातकुम्भडवालडकृता शोभते । उदा० कदा मुखं वरतनु कारणादृते 
नव्यमेषच्छवि: पीतवासा हरे- तवागत क्षणमपि कोषपात्रताम्‌ । 
मूतिरास्तां जयायोरसि खग्बिनी ॥ अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला 
तेरह बर्णो' के चरण बाठे वृत्त विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ मालबि० ४।१३। 
< दे० भट्टि १।१, शि० १७। 
(अतिजगती) 
(1) करहंस (सिंहनाद या कुटजा) चौदह बणोँ के चरण वाले वृत्त 
चरि० सजसा: सगौ च कथितः कलहंसः । (शक्वरी) 
गण० स,ज,स,स,ग (7. 6) (1) अपराजिता 
उदा० यमुना विहारकुतुके कलहुंसो वरि० ननरसरूघुगैः स्वरंरपराजिता । 
ब्रजकामिनीकमलिनीकृतकेि । गण० न, न, र, स, ल, ग (7. 7.) 
जनचित्तहारिकलकण्ठनिनाद: उदा० यदनवधि भुजप्रतापकृतास्पदा 
प्रमदं तनोतु तव नन्दतनूज: ॥ दे० शि० ६1७२ । यदुनिचयचमू: परेरपराजिता । 
(2) क्षमा (चन्द्रिका और उत्पलिनी) व्यजयत समरेसमस्तरिपुब्रजम्‌ 
परि० तुरगरसयतिनौ ततौ गः क्षमा । स॒ जयति जगतां गतिर्गरुडघ्वजः ॥ 
गण० न, न, त, त,ग (7.6) (2) असंबाधा 
उदा० इह दुरधिगमैः किचिदेवागर्मः परि० म्तौ न्सौ गावक्षग्रहविरतिरसंबाधा । 
सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम्‌ । गण० म,त,न,स,ग,ग (5.9) 
अमुमतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनम्‌ उदा० वीर्याग्नौ येन ज्वलति रणवशात्‌ क्षिप्रे 
पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥कि० ५।१८। देत्येन्द्रे जाता धरणिरियमसंबाधा । 
(3) प्रहषिणी धर्म स्थित्यर्थं प्रकटिततनुसम्बन्धः 
परि० व्याशाभिमंनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ । साधूनां बाघां प्रशमयतु स कंसारिः ॥ 
गण० म, न, ज, र, ग (3. 10) (3) पथ्या (मंजरी) 
उदा० ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्ल परि० सजसा यलौ च सह गेन पथ्यां मता । 
सम्राजइ्चरणयुगं प्रसादलम्यम्‌ । गण० स, ज, स, य, ल, ग (5. 9) 
प्रस्थानप्रणतिभिरङ्गुलीषु चक्र उदा० स्थगयन्त्यम्‌ः शमितचातकातंस्वरा 
मेलिखक्च्यूतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥ जलदास्तडित्तुलितकान्तकातेस्वरा: । 
रघु० ४८८, दे० कि० ७, शि० ८ । जगतीरिह स्फुरितचारु चामीकराः 
(4) मंजुभाषिणी (सुनन्दिनी, ओर प्रबोधिता) सवितुः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामीकराः ॥ 


परि० सजसा जगौ च यदि मंजुभाषिणी । शि० ४।२४ 


परि० 
गण० 
उदा ० 


परि० 
गण ० 


उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


वरि० 
गण 
उदा० 


धरि० 
पण० 
उदा० 


( ११९२ ) 


(4) प्रमदा (कुररीरुतां) 
नजभजला गुरुश्च भवति प्रमदा । 
न, ज, भ, ज, ल, ग (6. 8) 
अनतिचिरोज्झितस्य जलदेन चिर- 
स्थितबहुबुद्वुदस्य पयसोऽनुकृतिम्‌ । 
बिरलविकोर्णवज्त्रशकला सकला- 
मिह विदधाति घौतकलघौतमही ॥ शि० ४४१] 

(5) प्रहरणकलिका 
ननभनलगिति प्रहरणकलिका । 
न, न, भ, न, ल, ग (7.7) 
व्यथयति कुसुमप्रहरणकलिका 
प्रमदवनभवा तब धनुषि तता। 
विरहबिपदि मे शरणमिह ततो 
मभुमथतगुणस्मरणमबिरतम्‌ ॥ 

(6) मध्यक्षामा (हंसश्येनी या कुटिल) 
मध्यक्षामायुगदश्चविरमा म्भौ न्यौ गौ । 
म, भ, न, य, ग, ग (4.10) 
नीतोच्छायं मुहु रशिशिररश्मेरुतरे- 
रानौळार्भेविरचितपरभागा रत्नै: । 
ज्योत्स्नाश ङ्कामिह वितरति हंसश्येनी 
मध्येऽप्य ह्वः स्फटिक रजतभित्तिच्छाया ॥ 

कि० ५।३१। 


(7) वसन्ततिलका 
(वसन्ततिलक, उद्धषिणी या सिहोन्नता) 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: । 
त, भ, ज, ज, ग, ग (8.6) 
यात्येकतोऽस्तशिक्षरं पतिरोषघीना- 
माविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ श० ४।१। 

(8) वासन्ती 
मात्तो नो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम्‌ । 
म, त, न, म, ग, ग (4.6.4) 
श्राम्यद्भृ ङ्गी निर्भरमधुरालापोद्गीतैः 
श्रीखण्डा ्रेरद्‌भुतपव नमंन्दान्दोला । 
लीलालोला पल्लबविलसद्धस्तोल्लासँः 
कंसारातौ नृत्यति सदृशी वासन्तीयम्‌ ॥ 
पन्द्रह वर्णो के चरण वाले वृत्त 
(अतिशक्वरी) 
(1) तूणक 
तूणकं समानिका पदद्वयं विनान्तिमम्‌ । 
र, ज, र, ज, र (4.4.4.3 या 7.8) 
सा सुवर्णकेतकं विकाशि भृङ्गपूरितम्‌ 
पङ्चवाणबाणजाळपूर्णहेतितूणकम्‌ । 


राधिका बितक्यं माभवाद्य भासि माधवे 
मोहबेति मिर्भर त्वया विना करानिधे ॥। 
(2) मालिनौ 


प्रि» ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 
गण० न, न, म, य, य (8.7) 
उवा० शशिनम्‌पगतेयं कौमुदी मेषमुक्तम्‌ 
जलनिधिममुरूपं जह्‌ नृकन्यावतीर्णा । 
इति समगुशमोगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकजाक्यं बिवद्रु: ।। रणु० ६।८५। 
(3) लौराखेल 
परि० एकन्यूनौ बिद्युन्मालापादी चेल्लीलाखेल: । 
गण० म, म, म, म,म 
उदा» मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देशे स्वाप्सीः 
कान्तं नक्त्र वृत्त पूर्ण चन्द्र मत्वा रात्रौ चेत्‌ । 
क्षुत्षामः प्राटइबेतश्चेतो राहुः कूरः त्राच्चाल्‌ 
तस्माद्ध्वान्ते हम्यंस्थान्ते शय्येकांते कतंग्या ॥ 
सरस्बती० 
(4) शशिकला 
परि० गुरुनिधनमनुलघुरिह शशिकला । 
गण० न, न, न, न, स (अन्तिम को छोड़ कर सब लघु) 
उदा० मलयजतिलकसमुदितशशिकला 
ब्रजयुबतिलसदलिक गगनगता । 
सरसिजनयनङ्ूदयसलिलनिधि 
ब्यतनुत विततरभसपरितरलम्‌ ॥ 
सोलह बर्णो के चरण वाले बृत्त 
(अष्टि) 
(1) चित्र 
परि० चित्रसंज्ञमीरितं रजौ रजौ रगो च वृत्तम्‌ । 
गण० र, ज, र, ज, र, ग (8.8 या 4.4.4.4) 


उदा० विद्ुमारुणाब रौष्ठशो भिवेणुवाद्यहृष्ट- 
बल्लबीजना ङ्गसंगजातमुगधकण्टका ङ्क । 
त्वां सदेव वासुदेव पुण्यलभ्यपाद देव 
वन्यपुष्पचित्रकेश संस्मरामि गोपबेश ॥ 


(2) पञ्चचामर 
प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पंचचामरम्‌ । 
(जरौ जरौ ततो जगौ च पंचआामरं वदेत्‌) 
ज, र, ज, र, ज, ग (8.8 या 4.4.4.4) 
सुरद्मूलमण्डपे विचित्ररत्ननिमिते 
लसद्वितानभूषिते सलोखवि श्रमालसम्‌ । 
सुरांगनाभवल्लवीकरप्रपंचचामर-- 
स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं भजामि तम्‌ ॥ 


(3) वाणिनी 
नजभजरयंदा भवति वाणिनी गयुक्‍ते: । 
न,ज,भ,ज,र,ग। 


परि० 


गण० 
उदा० 


परि 
यण० 


उबा 


परि० 
गण? 
उदा० 


चरि० 
गण७ 
उदा० 


चरि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


( ११९३ ) 


स्फुरतु ममाननेऽद्य ननु वाणि नीतिरम्बम्‌ 

तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । 
भवजळलराशिपारकरणक्षमं मुकुन्दम्‌ 

सततमहं स्तवः स्वरचितैः स्तवानि नित्मम्‌ ॥। 


सत्रह वर्णो के चरण बाले वृत्त 
(अत्यष्टि) 
(1) चित्रलेखा (अतिशायिनी) 
ससजा भजगा गु दिकूस्वरेभंवति चित्रलेखा । 
स, स, ज, भ, ज, ग, य (10.7) 
ति धौतपुरंध्रिमत्सरान्‌ सरसि मज्जनेन 
श्रियमाप्तवतोऽतिञ्ञायिनी मपमलांगभासः । 
अवलोक्य तदेव यादवानपरवारिराझे: 
शिक्षिरेतररोचिषाप्यपां ततिषु मंक्तुमीषे ॥ 
शि० ८।७१। 
नदेटक (कोकिलक) 
यदि भवतो नजौ भजज्ला गुरु नदंटकम्‌ । 
न, ज, भ, ज, ज, ल, ग (8. 9) 
तरुणतमाशनीलबहुलोन्नमदम्ब्‌ धरा 
झिशिरसमी रणावधूतनूतनवारिकणाः । 
कथमवलोकयेयमधुना हूरिहेतिमती- 
मंदकलनीलकठकलहेर्मुखराः ककुभः ॥ 
मा० ९।१८; दे०५।३१। 
(3) पृथ्वी 
जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्बी गुरुः । 
ज,स, ज, स, य, ल, ग (8. 9.) 
इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा- 
मितश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते । 
इतोऽपि वडवानल: सह समस्तसंवर्तके- 
रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोवंपुः ॥ 
भर्तृं० २।७६। 
(4) मम्बाक्राम्ता 
मत्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
म, भ, न, त, त, ग, ग (4. 6. 7) 
गोपी भर्तुविरहविधुरा काचिदिन्दीवराक्षी 
उन्मत्तेव स्खलितकबरी निःश्वसन्ती विशालम्‌ । 
अत्रेवास्ते मुररिपुरिति भ्रान्तिदूतीसहाया 
त्यक्त्वा गेहं झटिति यमुनामञ्जूकुञ्जं जगाम ॥। 
पदांक० १। 
[समस्त मेघदूत इसी वृत्त में लिखा गया है ] 
(5) वहपत्रपतित 
दिङ्मुनिवंशपत्रपतितं भरनभनलगेः । 
भ, र, न, भ, न, ल, ग (10. 7) 
दर्पणनिर्मलासु पतिते घनतिमिरम्‌षि 
ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 


१५० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


वरि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण ० 


ब्रीडमसंमुखो$पि रमणेरपहूतबसना: 
काञ्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रबिः ॥। 


शि० ४।६७। 
(6) शिखरिणी 

रसे रुद्रैरिछन्रा यमससभला ग: शिखरिणी । 

य, म, न, स, भ, ल, ग (6.11) 

दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिन 

करिष्यः कारुश्यास्पदमसमशोलाः खल मगा: । 

इदानीं लोकेऽस्मिन्ननृपमशिखानां पुनरयम्‌ 

नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ।! 
भामि० १।२। 

हरिणी 


नसमरसलागः षडवेदेहंयेहेरिणी मता । 
न) स, म, र, स, ल, ग (6. 4. 7) 
सुत्नु हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपंतु ते 
कमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभत । 
प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तय 
स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ॥ 
श० ७।२४। 
अठारह वर्णो के चरण वाले वृत्त 
घृति) 

(1) कुखुमितरूतावेल्लिता 
स्वाद्भूत्वंश्वेः कुसुमितलतावेल्लिता म्तौ नयौ यौ । 
म, त, न, य, य, य (5. 6.7.) 
ऋरीडत्कालिन्दी ललितलहरीवा रिभिर्दाक्षिणात्य 
वार्तः खेलड्धि: कुसुमितलतावेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भुङ्गालीगीतेः किसलयकरोल्लासितँर्लास्यलक्ष्मीम्‌ 
तन्वाना चेतो रभसतरलं चक्रपाणेश्चकार ॥ 

(2) चित्रलेखा 
मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता कीतिता चित्रलेखा । 
म, भ, न, य, य, य (4. 7. 7.) 
शङ्कुऽमुष्मिञ्ञ जगति मृगदृशां सारखूपं यदासी- 
दाकृष्येदं ब्रजयुवति सभा वेघसा सा व्यधायि । 
नेतादृक्चेत्‌ कथमुदधिसुतामन्तरेणाच्युतस्य 
प्रीतं तस्या नयनयुगमभूच्चित्रेक्षाद्‌भुतायाम्‌ । 
(3) नन्दन 
नजभजरेस्तु रेफसहितँः शिवहं येनेन्दनम्‌ । 
न, ज, भ, ज, र, र (11. 7.) 
तरणिसुतातरज्भपबने: सलीलमान्दोलितम्‌ 
मधुरिपुपादपंकजरज: सुपूतपृथ्बीतलम्‌ । 
मुरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसंस्मारकम्‌, 
क्षितितलनन्दनं ब्रज सखे सुखाय वृन्दावनम्‌ ।। 
(4) नाराच 
इह तनरचतुष्कसृष्टं तु नाराचमाचक्षते । 
न, न, र र, र, र, (8. 5. 5,) 


उदा० 


च्रि० 
राज 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि० 
गण 
जबा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


( ११९४ ) 


रुपतिरपि जातवेदो बिशुद्धां प्रगृह्म प्रियाम्‌ 

प्रियसुहूदि बिभीषणे संगमय्य श्रियं बेरिण: । 

रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 

भुजविजितविमानरत्नाघिखूडः प्रतस्थे पुरौम्‌ ॥। 

रषु० १२1१ 

(5) शारद 

मः सो जः सतसा दिनेश ऋतुभि: शार्दूलललितम्‌ । 

म,ख,ज,स,त,स, (12. 6.) 

कृत्वाकंसमृगे पराक्रमविभि ज्ञादूंललखिसन 

यश्चक्रे क्षितिभारकारिषु दरं चेदप्रभृतिषु । 

संतोषं परमं तु देवनिवहे त्रेलोक्यशरणम्‌, 

श्रेयो नः स तनोत्वपारनहिमा छक्ष्मीप्रियतमः ।॥ 


सन्नीस वर्णो के चरण बाले कृत्त 
(अतिधृति) 

(1) सेघविस्हूजिता 
रसत्वदवेय मौन्सो ररगुरुयुततौ मेघविस्कुजिता स्यात्‌ । 
य,म,न,स,र,र,ग (6.6. 7.) 
कदम्बामोदाढथा विपितपक्तः केकिनः कान्तकेका 
बिनिद्रा: कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दर्दुरा दुप्तनादा: । 
निशा नृत्यद्रियुद्विलसितलसन्लेधविस्फूणिता जेत्‌ 
प्रियः स्बाधीनोऽसौ दनुजदलनो 

राज्यमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ॥ 

(2) शार्दूल बिक्रीडित 
सूर्यारवैर्यंदि मः सजौ सततगाः झार्दूलक्क्रीडितम्‌ । 
म, स, ज, स, त, त, ग (12. 7.) 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीदवर इत्यनन्यविषयः*दाब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभिम्‌ग्यते 
स स्थाणु: स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व: ॥ 


वि० १।१। 
(3) सुमधुरा | 
भ्रौ मभौ मो नो गुश्श्‍चेद्‌ हय ऋतुरसे दकता सुमधुरा ॥ 
म, र, भ, न, म, न, ग (7. 6. 6.) 
वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिल्ला निपतिता 
मध्याल्ले वीक्षसेऽकं न तव सहसा दृष्टिविचोलिता । 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि सच ते 
दग्घो भवति नो 
चारित्र्याच्चारदत्तं चलयसि न ते देहं हरति भूः ॥ 
मृच्छ० ९२१ । 
(4) सुरसा 


परि” ज्रौ म्नौ यो नो गुरुशचेत्‌ स्वरमुनिकरणेराह सुरसाम्‌। 


गण० 
उदा० 


म, र, भ, न, य, न, ग (7. 7. 5.) 
कामक्रीडासतृष्णो मधुसमयसमारम्भरभसात्‌ 
कालिन्दीकूलकुंजे विहरणकुतुकाकृष्टह्दूदय: । 


परि० 
गण? 
उदा० 


प्रि० 
गण० 
उबा० 


वरि० 
गण० 
उदा० 


परि० 


गण० 
उदा० 


परि० 


गोविन्दो बल्लवीनामधररससुषां प्राप्य सुरसान्‌ 
शङ्के पीयूषपान: प्रचुरकृतसुखं व्यस्मरदसौ ॥ 
बीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(इति 


(1) गौतिका 
सजजा भरी सलगा यदा कथिता तदा खलु गीतिका ! 
स, ज, ज, भ, र, स, ल, ग (5.7.8) 
करतालचञ्चलक ङुगस्वनमिश्रणेन मनोरमा 
रमशीयवेशुनिनादर्राङ्गमसंगमेन सुखावहा । 
बह्छानु रागनिवासराससमुद्भवा भवरागिणम्‌ 
विदथी हरि खलू वल्ळवीजनचारु चामरगोतिका ॥। 

(2) सुवदना . 
ज्ञेया सप्तादवषड्भिमँरभनययूता म्लौ गः सुबदना । 
म, र, भ, न, य, भ, ल, ग (7.7.6) 
उत्तु्जास्तुङ्गकूलं लुतमदसलिला: प्रस्यन्दिसलिलम्‌ 
श्यामा श्यामोपकण्ठद्रमबतिमुखरा: कहलोलमुखरम्‌ । 
स्रोतः खाताबसीदत्तटमुरुदशने रुत्सादिततदा: 
शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ॥ 

मुद्रा० ४।१६। 
इक्कीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
प्रकृति 


(१) पथ्चकाबली (सरसी, धृतश्री) 
नजभनजा जरौ नरपते कथिता भुवि पञ्चकावली । 
न, ज, भ, ज, ज, ज, र (7.7.7) 
तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुर ङ्गजन्मनः 
डी 0 [तः प्रतिपथं मथितस्य भृझं महीभृता । 
परिषलती बलानुजबलस्य पुरः सततं धृतश्रिय- ` 
हिचिरगलितश्रियो जलनिधेश्च तदाऽभवदन्तर महत्‌ ॥ 


शि० ३।८२॥ 
(2) ऋग्धरा 
मरम्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा 
कीतितेयम्‌ । 


म, र, भ, न, य, य, य (7.7.7) 
या सृष्टि: स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं 
या हविर्या च होत्री 
ये द्वे काळं विधत्त: श्रुतिविषयगुणा 
या स्थिता व्याप्य विइवम्‌ । ` 
यामाहुः सवभूतप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपश्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश: ॥ 
श० १।१। 
बाईस वर्णों के चरण वाले बृत्त 
(आकृति) 
हंसी 
मौ गौ नाइचत्वारो गो गो 
बसुभुवनयतिरिति भवति हंसी । 


011 


उदा» 


परि० 
शणज ० 
उदा० 


परि० 


गण ० 
उदा० 


परि० 


गण० 


परि० 


( ११९५ ) 


म, म, त, न, न, न, त, ग 


या (म, म, त, न, न, ने, स, ग) 323 
सार्घं कान्‍्तेनकान्तेइसौ विकचकमलमघु पिबन्ती 


कामक्रीडाकूतस्फीतप्रमदसरसतरमलघ्‌ रसन्ती । 
कालिन्दीये पद्मारण्ये पवनपतनपरितरलपरागे 
कंसाराते पश्य स्वेच्छं सरभसगतिरिह विलसति हंसी ॥ 


तेइस वर्णों के चरण बाले वृत्त 

(विकृति) 

अद्रितनया 
नजभजभाजभौ लघुगुरू बुर्धस्तु गदितेयमद्रितनया । 
न, ज, भ, ज, भ, ज, भ, ल, ग (11.12) 
खातरशौरयपावकशिखापत ङ्गनिभमग्नदुप्तदनुजो 
जलघिसुताविलासवसतिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा। 
भुवनहितावतारचतुरश्चराचरघरोऽवतीणं इह हि 
क्षितिवळयेऽस्ति कंसशमनस्तवेति तमवोचदद्रितनमा ॥ 


चौबीस बर्णों के चरण बाले वृत्त 
(संकृति) 
तन्वी 


भूतमुनीनयंतिरिह्ठ भतनाः 
स्भौ भनयाइच यदि भवति तन्वी । 
भ, त, न, स, भ, म, न, य (5.7.12) 
माधव मुरधैमंधुकरविरुतँ: 
कोकिलकूजितमलयसमीरेः 
कम्पमृपेता मलयजसलिलेः 
प्लावनतोऽप्यविगततनुदाहा । 
पद्मपलाशैविरचितशयना 
देहजसंज्वरभ रपरिदूने -- 
निइवसती सा मुहुरतिपरुषं 
ध्यानल्ये तव निवसति तम्ब ॥ 
पच्चौस वर्णा के चरण बाले वृत्त 
(अतिकृति) 
ऋठ्खपदा 
क्रौष््चपदा भ्मो स्भो ननना 
न्गाविषृशरवसुमुनिविरतिरिह भवेत्‌ । 
भ, म, स, भ, न, न, न, न, ग (5.5.8.7) 


उदा० ऋजञ्चपदालीचित्रिततीरां 


अनुभाग 
अधंसमवृत्त 
(1) अपरवक्त्र (“वेतालीय' भी कभी कभी) 
अयुजि ननरला गुरुः समे 
तदपरवकत्रमिदं नजो जरो । 


(ल) 


रुचिरां 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा 
मधुमुदितमधुपरवरभसकरी । 
फेनविलासप्रोज्ज्वलहासा 
ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः 
पण्य १ रे हौ कस्य न चेतो 
हरति तरछ्गतिरहिमकिरणजा ॥ 
छब्बीस वर्णो के चरण बाले बृत्त 
` (उत्कृति) 
भुजंगविजूंभित 
वस्वीशाश्वैदछेदोपेतं ममतननयगरसलगैर्भुजङ्ग- 
विजूम्भितस्‌ । 
म, म, त, न, न, न, र, स, ल, ग (8, 11. 7) 
हेलोदळ्चन्न्यञ्चत्पादप्रकटविकट- 
नटनभरो रणत्करतालक- 
झ्चारुप्रेङ्ख न्चूडाबह: श्रु तितरलनव- 
किसल्यस्तर्राञ्गतहारघुक्‌ । 
त्रस्यन्नागस्त्रीमिभक्त्या मुकु- 
लितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायाद्ृरिछन्दन्‌ कालिन्दी ह्र दकृत- 
निजवसतिबृहद्भुज द्कविजुम्भितम्‌ ॥ 
दंडक 
जिन वृत्तों के प्रत्येक चरण में सत्ताईस या 
इससे अधिक वर्ण होते हैं उनका एक सामान्य नाम 
दंडक है । इस वृत्त की जाति के चरण में वर्णो 
की संख्या अधिक से अधिक ९९९ बताई जाती 
है । प्रत्येक चरण में सबसे पहले दो नगण या 
छः लघु अक्षर होते हैं, शेष या तो रगण होते 
हैं या यगण या सभी चरण सगण होते हैं । दण्डक 
की जिन श्रेणियों का बहुधा उल्लेख मिलता है 
वे हैं--चण्डवृष्टिप्रयात, प्रचितक, मत्तमातंग- 
लीलाकर, सिंहविक्रान्त, कुसुमस्तवक, अनङ्गशेखर, 
और संग्राम आदि । अन्तिम प्रकार के दण्डक का 
उदाहरण मा० ५।२२३ हूं । 


गण० न, न, र, ल, ग (विषम चरण) 


उदा० 


न, ज, ज, र, (सम चरण) 
स्फुटसुमधुरवेणुगीतिभि- 
स्तमपरदक्त्रमवेत्य माधवम्‌ । 


परि० 
गण ० 


उदा० 


परि० 
गण 9 


उदा० 


परि० 
गण० 


उदा० 


परि० 


गण ० 


उदा० 


( ११९६ ) 


मृगयुवतिगणेः समं स्थिता 
ब्रजवनिता धृतचित्तविश्रमा: ॥ 
(2) उपचित्र 
बिषमे यदि सौ सुगा दले 
भौ युजिभाद्‌ गुरुकाइपचित्रण । 
स, स, स, ल, ग (विषस चरण) 
भ, भ, भ, ग, ग॒ (सम चरण) 
मुरबेरिवपुस्तनुतां मुदं 
हेमनिभांशुकचन्दनलिप्तम्‌ 1 
गगनं चपलामिलित यथा 
शारदनी रधरैरुपचित्रन्‌ ॥ 
(3) पुष्पिताग्रा (औपच्छन्दसिक) 
अयुजि नयुगरेफतो थकारो 
युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पितात्रा । 
ने, न, र, य (विषम चरण) 
न, ज, ज, र, ग (सम चरण) 
अथ मदनवधूरुषप्लवान्तं 
न्यसतङृशा परिपालयांबभूब । 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा 
किरणपरिक्षयघूसरा प्रदोषम्‌ ॥ कु० ४।४६। 
(4) बियोगिवी (वंतालीय या सुन्दरी) 
बिषमे ससजा गुरुः समे 
सभरा लोऽध गुरु बियोगिनी । 
स, स, ज, ग (विषम चरण) 
स, भ, र, ल, ग (सम चरण) 
सहसा विदघीत न क्रिया- 
मविवेक: परमापदां पदम्‌ । 


परि० 


गण० 


उदा० 


किक्ष० 


अनुभाग (ग) 


बिघमणतस (असमवृत्त) न 
इस श्रेणी के अन्तर्गत उद्गता अत्यंत 
सामान्य वृत्त कहलाता है । 
प्रथमे सजौ यदि सलौ च 
नसजगु रुकाष्यनन्तरम्‌ । 
यदह्यथ भनजलगा: स्युरथो 
सजसा जगौ च भवतीयमुद्गता ।। 
स, ज, स, ल (प्रथम चरण) 
न, स, ज, ग (द्वितीय चरण) 
भ, न, ज, ल, ग (तृतीय चरण) 
स, ज, स, ज, ग (चतुर्थ चरण) 
अथ वासवस्य वचनेन 
रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ । 


बृणते हि विमृश्मकारिणम्‌ 
गुणलुब्धा: स्वममेव संपदः 1 कि० २३० | 

(5) वेगवती 
सयुगात्‌ सगुरू विषमे चेद्‌ 
भाविह बेगबली मुजि भादनी । 
स, स, स, ग (विषम चरण) 
भ, भ, भ, म, ग (सम चरण) 
स्मरवेगबती ग्रजरामा 
केशववंशरबै रतिमुस्षा । 
रभसान्न गुरून्‌ गणवन्ती 

य जगाम ॥ 


(6) हरिणष्लुता 

सय्‌मात्सलघू विषमे गुरु- 

बूंजि नभो भरकौ हरिभष्कुता । 
स, स, स, ल, ग (विषम चरण) 

न, म, भ, र (सम चरण) 

स्फूटफेनचया ह्रिणप्लुता 

बलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता । 

सकलहंसकुलारब शालिनी 

किहरतो हरति स्म ह्रेमंन: ॥ 

अपरबक्त्र या औपच्छन्दसिक और वंसालीय मा 
वियोगिनी प्रायः छाति समझे जाते हैं. (दे० अव 
भाग घ) । परन्तु कभी कभी गणयोजना में नी 
परिभाषा दी जाती हें, इसी लिए वे यहाँ वृत्तो के 


५ > अ. 


अन्तगंत दे दिये गये हे । 


क्लान्तिरहितभमिराधमितुन्‌ 
विधिवत्तपांसि विदधे धनंजय:। कि० १२।१। 
० शि० १५ भी। 

उद्गता का एक और भेद बताया जाता 
हे जिसके तृतीय चरण में भ, न, ज, ल, ग के 
स्थान में भ, न, भ, ग होते है। वृत्तो के 
अन्य भेद जिसमें प्रत्येक चरणों के वर्णो की संख्या 
भिन्न-भिन्न होती हे, 'गाथा' के सामान्यशीर्षक के 
अन्तर्गत बतलाये ह । चार से भिन्न चरणों की 
संख्या वाले बसों के लिए भी यही नाम ब्यवहूत 
होता हे । जहाँ तक 'उपखाति' का संबंध हे बे 
किसी भी नियमित बृत्त के दो या दो से अधिक 
चरणों को मिला कर अर्थसभवत्त या विषमवत्त 


बना लिए जाते हूं । 


परि० 


उदा० 


परि० 


उदा० 


परि० 


उदा० 


परि० 


( ११९७ ) 
अनुभाग (घ) 


जाति 
(यह छन्द मात्राओं की संख्या से विनियमित 
किये जाते हैँ) । 
इस प्रकार के वृत्तों की अत्यन्त सामान्य प्रकार 
आर्या, हे । इसके नौ अवान्तर भेद बताये 
जाते हं: - 
पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च । 
गीत्युपगीत्युद्गीतय आर्यागी तिर्नेवैव वार्यामाः ॥ 
इन नौ भेदों में से अन्तिम चार प्रकार ही 
प्रायः प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख 
किया जाता ह । 
(1) आर्या 
यस्याः पादे प्रथम द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पञ्चदश सार्या ॥ श्रु० ४। 
इसके प्रथम तथा तुतीय चरण में बारह 
मात्रायें होती हे (हस्व स्वर की एक मात्रा तथा 
दीर्घं कौ दो मात्राये गिनी जाती हैं) । दूसरे 
चरण में अठारह तथा चौथे चरण में पन्द्रह मात्राएँ 
होती हैँ । 
प्रतिपक्षेणापि पर्ति सेवन्ते भतुँवत्सला: साघ्व्यः । 
अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यब्धिम्‌ ॥ 
मालवि० ५।१९। 
गोवर्धन क्री समस्त 'आर्यासप्तञ्चतो' इसी 
छन्द में लिखी गई ह । 
(2) गीति 
आर्यापूर्वार्घसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ॥ 
इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्रायें, और दुसरे तथा चौथे चरण में अठारह 
मात्राएँ होती हूँ । 
पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तृम्‌ । 
यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलः 
पुष्टिम्‌ ॥ भामि० ११२ । 
(3) उपगोलि 
आर्योत्तराघंतुल्यं प्रयमाधंमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवयः ॥ 
० १। 
इस छन्द के प्रथम तथा तृतीय kr में 
बारह मात्राएँ, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 
पन्द्रह मात्राएँ होती हैं ! 
नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌ । 
अस्मारयबुपगीतिः स्वगंकुरज़ीदूशां गीते: ॥ 
(4) उद्गोति 
आर्यासकलद्वितय विपरीते पुनरिहोद्गीतिः । 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्राएँ होती हैं, द्वितीय चरण में पन्द्रह तथा चतुर्थ 
चरण में अठारह मात्राएँ होती हुँ । 
उदा० नारावशस्य सन्ततमुद्गीतिः संस्मृतिर्भेक्त्या । 
अर्चायामासक्तिर्दुस्तरसंसारसागरे तरणिः ॥ 
(5) आर्यागीति 
परि० आर्यां प्राग्दलमन्तेऽधिकगुरु तादुक्‌ परार्धमार्यागीतिः। 
इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्राएँ और द्वितीय तथा चतुर्थं चरण में बीस 
मात्राएँ होती हैं । 
उदा० सवधूकाः सुखिनोऽस्मिन्नवरतममन्दरागतामरसदृशः । 
नासेवन्ते रसवञ्नवरतममन्दरागतामरसदृशः ॥ 
शि० ४।५१। 
नोट- यह पांचों भेद कभी कभी गणयोजना में भी परि- 
भाषित किये जाते हूँ । 
(आ) वैतालीय 
परि० षड्विषमेऽऽटो समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो 
निरन्तराः । 
न समाऽत्र पराश्रिता कला वेताछीयेऽन्ते 
रलौ गुरुः ॥ 
यह चार चरण का श्लोक हुं । इसके प्रथम 
तथा तृतीय चरण में चोदह लघु मात्राओं का 
समय लगता हूँ, और द्वितीय तथा तृतीय 
चरण में सोलह मात्राओं का । पुनः प्रथम तथा 
तृतीय चरण में छः मात्राएँ होनी चाहिए। द्वितीय 
तथा चतुर्थ चरण में आठ मात्राएँ और उसके 
पश्डात्‌ रगण (515) तथा लघु गुरु (5) होने 
चाहिए । आगे नियम इस बात की अपेक्षा करते 
हैं कि सम चरणों में सभी मात्राएँ हुस्व या दीघं 
नहीं होनी चाहिएँ. ड्रसके अतिरिक्त प्रत्येक सम 
चरण की (अर्थात्‌ द्वितीय, चतुर्थ तथा छठा चरण) 
मात्राएँ अगले चरणों (अर्थात्‌ तृतीय, पंचम और 
सप्तम) से संयक्त नहीं होनी चाहिए । 
उदा० कुशल खल्‌ तुभ्यमेव तद्‌ 
वचनं कृष्ण यदभ्यघामहम्‌ । 
उपदैशपराः परेष्वपि 
स्वविनाशाभिमुखेषु साधव:॥ शि० १६1४१ 
(इ) औपच्छन्दसिक 
परि० पर्यन्ते यौ तथेव शेषमौपच्छस्दसिक सुधीभिरुक्तम्‌ । 
यह वेतालीय के समान ही हे । झसमें प्रत्यक 
शरण के अन्त में रगण और ल, ग के स्थान में 
रगण और यगण होने चाहिएँ! दूसरे शब्दो में 
यह वेतालीय ही हूँ, इसमें केवल प्रत्येक चरण कै 
अन्त में गुरु जोड़ा हुआ हूं । 


( ११९८ ) 


उदा० बपुषा परमेण भूषराणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेदे । 


भूगमाशु बिलोकयांचकार स्थिरदंष्ट्रोग्रमुख 
महेन्द्रसूनु: ॥ 
कि० १३।१। 
इसी प्रकार इसी सगं के अगले बावन इलोकों 
में। दे० शि० २० भी । 
यह बात ध्यान में रखने की है कि वियोगिनी 
या सुंदरी तथा अपरवबत्र, वेतालीय की ही विशेष- 
ताएँ हू, और पुष्पिताग्रा तथा मालभारिणी, औप- 
च्छन्दसिक की । छन्दःशास्त्री वृत्तों की इन दोनों 
श्रेणियों का प्रतिपादन गणयोजना तथा मात्रा 
योजना दोनों स्थानों पर करते हे । इसीलिए यह्‌ 
यहाँ भी दर्शये गये हैँ और अनुभाग (ग) में भी । 
(ई) मात्रासमक 
मात्रासमक वृत्त में चार चरण होते हैँ, और 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ। इसके अत्यन्त 
सामान्य प्रकार में नवाँ वर्ण लघु और अन्तिम वर्ण 
दीर्घ होता हे । इसकी परिभाषा की है:-- मात्रा- 
समक नवमो ल्गान्त्यः । 
परन्तु मात्राओं के ह्वस्व या दीं होने के 
कारण इस वृत्त के अनेक भेद हो जाते हँ । उदा- 


उवा० 


हरण के रूप में, यदि नवां तथा बारहवां बर्ण लघु 
है, और पन्द्रहवाँ तथा सोलहबाँ दीर्घ है, शेष वर्ण 
एच्छिक हैं, तो बह वृत्त बातवासिका कहलाता 
हैं। यदि पाँचवाँ, आठवाँ तथा नवाँ हस्व हैं, 
भौर पन्द्रहवाँ तथा सोलहवाँ दीर्घ हैं तो वह वृत्त 
चित्रा कहलाता है। यदि पाँचवां और आठवा 
वर्ण ह्वस्व हैँ, नबाँ, दसवाँ, पन्द्रहवाँ और सोलहवाँ 
दीर्घं हें तो बह उपचित्रा कहलाता हे । यदि 
पाँचवाँ, आठवाँ और बारहवां हुस्व है, पन्द्रहवाँ 
तथा सोलहवाँ दीर्घ हैं, तथा शष अनिश्चित हैं, तो 
वह बिहलोक कहलाता है। कभी कभी एक ही 
शलोक में इन वत्तों के दो या दो से अधिक भेद 
मिला दिये जाते है, उस अवस्था में हम उसे पादा- 
कुलक वृत्त कहते हैं, उसमें कोई विशेष प्रतिबंध 
भी नहीं रहता है, केवल प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राओं का होना आवश्यक हूं । 
मूढ जहीहि घनागमतृष्णां 
कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ ॥ 
यल्लभसे निजकर्मोपात्त 
वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 
मोह्‌० १ 


परिशिष्ट २ 


संस्कृत के प्रसिद्ध लेखकों का काल आदि 


भार्यभट्ट -एक प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌, जस्मकाल ४७६ ई० । 

उद्भूट -अलंकारशास्त्र का एक प्राचीन लेखक। यह 
काश्मीर के राजा जयापीड की राज्यसभा का मुख्य 
पंडित था। इसका काल ७७९ से ८१३ ई० तक है । 

कय्यट--पतंजलिकृत महाभाष्य पर भाष्यप्रदीप नामक 
टीका का रचयिता । डाक्टर बुह्नर के मतानुसार 
यह तेरहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था । 

कल्हूण --राजतरंगिणी नामक राजाओं के इतिहास की 
प्रसिद्ध पुस्तक का रचयिता । यह काइमीर के राजा 
जयसिह का, जिसने ११२९ से ११५० ई० तक राज्य 
कियां, समकालीन था ! 


कालिदास --अभिज्ञान झाकुन्तल, विक्रमोवंशीय, मालवि- 

कारिनिमित्र, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत और ऋतु- 
संहार का रचयिता । इसके अतिरिक्त 'नलोदय' 
तथा अन्य कई छोटे-छोटे काव्यों के रचयिता । 
कालिदास का सबसे पहला अधिकृत उल्लेख हमें 
६३४ ई० (तदनुसार ५५६ शाके) के शिलालेख में 
मिलता है । इसमें कालिदास और भारवि दोनों 
को प्रसिद्ध कवि बतलाया गया है । इलोक यह हैं :-- 

येनायोजि न वेश्म, 

स्थिरमर्थविधौ विदेकना जिनवेश्म । 

स विजयतां रविकीतिः 

कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः ॥ 

हर्षचरित के आरंभ में बाण ने कालिदास का 
उल्लेख किया है । इससे प्रतीत होता हैँ कि कालि- 
दास बाण से पहले अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ष 
से पहले हुआ था । परन्तु सातवीं शताब्दी से कितना 
पूवं “इस बात का अभी तक पता नहीं लग सका । 
मेघदूत के चौदहवें इलोक की व्याख्या करते हुए 
मल्लिनाथ ने निचुल और दिडनाग को कालिदास 
का समकालीन बताया हे । यदि मल्लिनाथ के इस 
सुझाव को जिसकी सत्यता में पूरा-पूरा सन्देह हें, 
सही मान लिया जायतो हमारा कवि कालिदास 
अवश्य ही छठी शताब्दी के मध्य में रहा होगा । 
यही काल दिङ्नाग का माना जाता है । 

एक बात ओर है, यदि इसका ठीक निर्णय हो 
जाय तो कवि के जन्मकाल का सही ज्ञान हो जाय । 
यह बात हे कालिदास द्वारा अपने अभिभावक के रूप 
में विक्रम का उल्लेख । यह कीन सा विक्रम हे, इस 


बात का अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हो पाया हैँ । 
प्रचलित परंपरा के अनुसार वह विक्रम संवत्‌ का जो 
ईसा से ५६ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ, प्रवर्तक था। 
यदि इस विचार को सही समझा जाय तो कालिदास 
निश्चय ही ईसा से पूर्व पहली शताब्दी में हुआ होगा । 
परन्तु कुछ विद्वान्‌ अभी इस परिणाम पर पहुंचे हे 
कि जिसे हम विक्रम संवत्‌ (ईसा से ५६ वषं पूर्व) 
कहते हैं वह कोरूर के महायुद्ध के काल के आघार 
पर बना ह॑। इस युद्ध में विक्रमने ५४४ ई० में 
म्लेच्छों को पराजित किया था। और उस समय 
६०० वर्षे पीछे ले जाकर (अर्थात्‌ ईसा से ५६ वर्ष 
पूर्व) इसका नामकरण किया। यदि यह मत यथार्थे 
मान लिया जाय- विद्वान्‌ लोग अभी इस बात पर 
एकमत दिखाई नहीं देते-तो कालिदास छठी 
शताब्दी में हुए हैं। अभी इस प्रश्‍न का पूरा समा- 
घान नहीं हो सका हैं । 

क्षेमेख --काइमीर का एक प्रसिद्ध कवि, समयमातुंका 
तथा कई अन्य पुस्तकों का रचयिता । यह ग्यारहवीं 
शताब्दी के पूर्वां में हुआ । 

जगद्धर - एक प्रसिद्ध टीकाकार। इसने मालतीमाधव 
और बेणीसंहार पर टीकाएँ लिखीं। यह चोदहूवीं 
शताब्दी के बाद हुआ । 

जगन्नाथ बंडित -एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक । उसका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ रसगंगाधर हे जिसमें 'काव्य' विषय का 
विवेचन है । उसकी अन्य कृतियाँ हैं--भामिनी- 
विलास, पाँच लहरियाँ (गंगा, पीयूष, सुधा, अमृत,-- 
ओर करुणा) तथा कुछ अन्य छोटी रचनाएँ। ऐसा 
माना जाता है कि यह दिल्ली के सम्राट्‌ शाहजहाँ के 
कारू में हुआ । इसने जहांगीर के राज्य के अन्तिम 
दिन तथा १६५८ ई० में दारा का अस्थायी राज्य- 
सिंहासनारोहण देखा होगा । अतः इसका जन्म--और 
कुछ नहीं तो कायं काल तो अवश्य--१६२० तथा 
१६६० ई० के बीच में रहा होगा । 

जयवेव -- गीतगोविन्द नामक ललित गीतिकाव्य का प्रणेता । 
यह बंगाल के वीरभूमि जिले के किंदुविल्व नामक 
गाँव का निवासी था । कहा जाता हे कि यह राजा 
लक्ष्मणसेन के काल में हुआ जिसकी एकात्मता 
डाक्टर बुहूर ने बंगाल के वैद्य राजा से की हैं। इसका 


शिलालेख विक्रम संवत्‌ ११७३ अर्थात्‌ १११६६० 


( १२०० ) 


का मिलता है। अतः यह कवि बारहबीं शताब्दी में 
हुआ होगा। 

दंडिन्‌ - यह दशकुमारचरित और काव्यादश का रचयिता 
हूँ छठी शताब्दी के उत्तरां में हुआ। माधवाचायं 
के मतानुसार यह बाण का समकालीन था । 

पतंजलि - महाभाष्य का प्रसिद्ध लेखक । कहते है कि यह 
ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व हुआ । 

नारायण --(भट्टनारायण) ` वेणीसंहार का रचयिता । यह 
नवीं शताब्दी से पूर्व ही हुआ होगा, क्योंकि इसकी 
रचना का उल्लेख आनन्दवधेन ने अपने ध्वन्यालोक 
में बहुत बार किया हे । यह कवि अवन्तिवर्मा के 
राज्यकाल ८५५-८८४ ई० (राजतरंगिणी ५।३४) 
में हुना । 

बाण--_हषंचरित, कादंबरी और चंडिकाशतक का विख्यात 
प्रणेता । पावंतीपरिणय और रत्नावली भी इसी की 
रचना मानी जाती हे । इसका काल निर्विवाद रूप 
से इसके अभिभावक कान्यकुब्ज के राजा श्री हर्षवर्धन 
द्वारा निश्चित किया गया हे । जिस समय ह्यून 
त्सांग ने समस्त भारत में भ्रमण किया उस समय 
हर्षवधंन ने ६२९ से ६४५ ई० तक राज्य किया | 
इसलिए बाण या तो छठी शताब्दी के उत्तरां मै 
हुआ या सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। बाण का 
काल कई और लेखकों के काल का --न्यूनातिन्यून 
उनका जिनका कि बाण ने हर्षचरित की प्रस्तावना 
में उल्लेख किया है परिचायक है । 


बिल्हण--महाकाव्य विक्रमांकदेवचरित तथा चौरपंचाशिका 
का रचयिता । यह ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध 
में हुआ । 

भट्टि-यह श्रीस्वामी का पुत्र था । राजा श्रीषरसेन या 
उसके पुत्र नरेन्द्र के राज्यकाल में श्रीस्वामी वल्लभी 
में रहा। लेसन के मतानुसार श्रीधर का राज्यकाल 
५३० से ५४५ ई० तक था | 

भर्तृहरि --शतकत्रय और वाक्यपदीय का रचयिता । तेलंग 
महाशय के मतानुसार यह ईस्वी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के अन्तिम काल में अथवा दूसरी शतमब्दी के 
आरम्भ में हुआ। परंपरा के अनुसार भर्तृहरि, 
विक्रमराजा का भाईथा । और यदि हम इस विक्रम 
को वही मानें जिसने ५४४ ई० में म्लेच्छों को पराजित 
किया था, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भतृंहरि 
छठी शताब्दी के उत्तराधं में हुआ । 

भवभूति--महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तरराम- 
चरित का रचयिता । यह विदर्भ का मूल निवासी 
था, ओर कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के दरबार 
में रहता था। काश्मीर के राजा ललितादित्य 
(६९३ से ७२९ ई०) ने इसे परास्त किया था। 


| 


अतः भवभूति सातवीं शताब्दी के अन्त में हुआ। 
बाण ने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया, अतः यह 
काल सुसंगत है । कालिदास और भवभूति की 
समकालीनता के उपाख्यान निरे उपाख्यान होने के 
कारण स्वीकार्यं नहीं है । 

भारबि--किराताजुनीय काव्य का रचयिता । ६३४ ई० 
के एक शिलालेख में इसका उल्लेख कालिदास के 
साथ किया गया हूँ । देखो कालिदास । 

चास--बाण और कालिदास मे इसे अपना पूर्ववर्ती बताया 
हे अतः यह सातवीं शताब्दी से पूर्वं ही हुआ । 

मस्मट काव्य प्रकाश का रचयिता | यह १२९४ ई० 
से पूर्वं ही हुआ हे क्योंकि १२९४ ई० में तो जयन्त 
ने काव्यप्रकाश पर 'जयन्ती' नामक टीका लिखी हुँ} 

मयूर-यह बाण का श्वसुरं था । इसने अपने कुष्ठ से 
मुक्ति पाने के लिए सूयंशतक की रचना कौ । यह 
बाण का समकालीन था । 

मुरारि--अनघंराघव नाटक का रचयिता । रत्नाकर 
कवि ने (जो नवीं शताब्दी में हुआ) अपने हरविजय 
३८1६७ में इसका उल्लेख किया है। अतः इसे नवीं 
शताब्दी से पूर्व का ही समझना चाहिए । 

रत्नाकर--हरविजय नामक महाकाव्य का रचयिता । 
अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई० तक) इस कवि के 
आश्रयदाता थे । 

राजशेखर - बालरामायण, बालभारत और विद्धशाल- 
भजिका का रचयिता । यह भवभूति के पश्चात्‌ दसवीं 
शताब्दी के अन्त से पूवं हुआ, अर्थात्‌ यह सातवीं 
शताब्दी के अन्त और दसवीं शताब्दी के मध्य में 
हुआ । 

बराहमिहिर-एक प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌, बृहत्संहितानामक 
पुस्तक का रचयिता । 

विक्रम--देखो कालिदास । 

विद्ञाखकत्त - मुद्राराक्षस का रचयिता । इस नाटक की 
रचना का काल तेलंग महाशय के अनुसार सातवीं या 
आठवीं शताब्दी माना जाता हें । 

शंकर--वेदान्त दर्शन का प्रसिद्ध आचार्य, तथा शारीरक 
भाष्य का प्रणेता । इसके अतिरिक्त वेदान्त विषय 
पर इसकी अनेक रचनाएँ हैं। कहते है कि यह 
७८८ ई० में उत्पन्न हुआ और ३२ वर्ष की थोड़ी 
आयू में ही ८२० ई० म॑ परलोकवासी हुभा। परन्तु 
कुछ विद्वान्‌ लोगों (तेलंग महाशय तथा डाक्टर 
भंडारकर आदि) ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है 
कि यह छठी या सातवीं शताब्दी में हुआ होगा । 
मुद्राराक्षस की प्रस्तावना देखिये । 

हष --यह नंषघचरित का प्रसिद्ध रचयिता हे । इसके 
अतिरिक्त इसकी अन्य आठ दस रचनाएँ भी मिलती 


( १२०१ ) 


हैं । इसे प्रायः बारहवीं शताब्दी के उत्तराधं में हुआ | सुबन्धु वासवदत्ता का रचयिता । इसका उल्लेख बाण 


मानते हँ । विल्सन कहता हे कि १२१३ ई० में अपने ने किया हँ । अत: यह सातवीं शताब्दी के बाद का 
पिता कलश के पश्चात्‌ श्रीहर्ष राजगद्दी पर बैठा । नहीं । इसने घर्मकीति द्वारा लिखित बौद्धसंगति 
अत: रत्नावली नाटिका जो इस राजा द्वारा लिखित नामक एक रचना का उल्लेख किया हे । यह पुस्तक 
मानी जाती हे अवश्य अपने राज्य काल के अन्त में छठी शताब्दी में लिखी गई थी । 

१११३ से ११२५ के मध्य लिखी गई होगी । परन्तु | हुए - बाण का अभिभावक। ऐसा समझा जाता हे कि 
'रत्नावली' को इसके पूर्व का ही मानना पड़ेगा क्योंकि रत्नावली नाटक बाण ने लिखा और अपने अभि- 
दशरूपमे इसके अनेक उद्धरण उपलब्ध है । और भावक के नाम से प्रकाशित कराया । 


दशरूप दशवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रचा गया । 


१५१ 


परिशिष्ट ३ 


प्राचीन भारतवषे के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक नाम 


अंग--गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण 
राज्य । इसकी राजधानी चंपा थी, जो अंगपुरी भी 
कहलाता था। यह नगर शिलाद्वीप के पश्चिम में 
लगभग २४ मील की दूरी पर विद्यमान था। इसी 
लिए यह या तो वर्तमान भागलपुर था, अथवा उसके 
कहीं अत्यंत निकट स्थित था । 

अंश्र--एक देश और उसके अधिवासियों का नाम । यह 
वर्तमान तेलंगण ही माना जाता है। गोदावरी का 
मुहाना अंध्रो के अधिकार में था । परन्तु इसकी 
सीमाएँ संभवतः पश्चिम में घाट, उत्तर में गोदावरी, 


तथा दक्षिण में कृष्णा नदी थी । कलिंग देश इसकी 
एक सीमा था (देखो दश० ७ वाँ उल्लास) । इसकी 
राजधानी अंध्रनगर संभवतः प्राचीन वेंगी या 
वेगी थी । 

अवंति - नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित एक देश । इसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी जिसे अवंतिपुरी या अवंति 
और विशाला (मेघ० ३०) भी कहते थे। यह शिप्रा 
नदी के तट पर स्थित थी । मालवा देश का पश्चिमी 
भाग हे । महाभारत काल में यह देश दक्षिण में 
नमंदातट तक तथा पश्चिम में मही के तटों तक 
फेला हुआ था । अवंति के उत्तर में एक दुसरा राज्य 
था जिसकी राजधानी चमंण्बती नदी के तट पर 
स्थित दसपुर थी, यह ही वर्तमान धौलपुर प्रतीत होता 
हैँ । यह रन्तिदेव की राजधानी थी । 

अम्मक - त्रावणकोर का पुराना नाम । 

आनतं--देखो सौराष्ट्र । 

इन्दप्रस्थ-- (हरिप्रस्थ या शक्रप्रस्थ भी कहलाता है) इसी 
नगर की वर्तमान दिल्ली से एकरूपता मानी जाती 
है । यह नगर यमुना के बाई ओर बसा हुआ था, 
जब कि बतंमान दिल्ली दाई ओर स्थित है । 

उत्कल या ओड- एक देश का नाम । वर्तमान उड़ीसा जो 
ताम्रलिप्त के दक्षिण में स्थित है और कपिशा नदी 
तक फैला हुआ हँ-तु० रघु ४४३८ । इस प्रांत के 
मुख्य नगर कटक और पुरी हैं जहाँ कि जगन्नाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर हे । 

कनखरू हरद्वार के निकट एक ग्राम का नाम हुँ। यह 
शैवालिक पड़ाड़ी के दक्षिणी भाग पर गंगा के किनारे 
बसा हुआ हैं। वहाँ के आसपास का पहाड़ भी कन- 
खल कहलाता हूँ । 

कपिश्ञा दे० “सुह्य' के अन्तर्गत । 


कलिय-- एक देश का नाम जो उड़ीसा के दक्षिण में स्थित 
हे और गोदावरी के मुहाने तक फैला हुआ हुँ । ब्रिटि- 
शकाल की उत्तरी सरकार से इसकी एकरूपता 
स्थापित की जाती हे । इसकी राजधानी कलिंग 
नगर प्राचीन काल में समुद्रतट से (तु० दश० ७वाँ 
उल्लास) कुछ दूरी पर संभवतः राजमहेन्द्री में थी । 
दे० अंध्र' भी । 

कांची - दे० 'द्रविड' के अन्तर्गत । 

कासरूप--एक महत्त्वपूर्ण राज्य जो करतोया या सदानीरा 
के तट से लेकर आसाम की सीमा तक फैला हुआ है । 
यह उत्तर में हिमालय पर्वत तक तथा पूर्व में चीन 
की सीमा तक फैला हुआ होगा, क्योंकि यहाँ के राजा 
ने किरात और चीन की सेना के साथ. दुर्योधन की 
सहायता की थी । इस राज्य की प्राचीन राजधानी 
लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर प्राग्ज्योतिष 
थी । तु० रघु० ४।८१। 

कांबोज .. एक देश और उसके अधिवा सियो का नाम । 
यह हिन्दुकुश पहाड़ के उस प्रदेश पर रहते होंगे जहाँ 
यह बलख से गिलगित को पृथक्‌ करता हुँ, तथा 
तिब्बत और लहाख तक फैला हुआ हे । यह प्रदेश 
घोड़ों के कारण प्रसिद्ध हे । यहाँ पर बकरी आदि 
जानवरों की ऊन से शाल भी बनाये जाते थे । इसके 
अतिरिक्त यहाँ अखरोट के वृक्ष बहुत पाये जाते है। 
तु० रघु० ४१६९ । 

कुंतल--चोल देश के उत्तर में स्थित एक देश । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कुरुगदे के दक्षिण में कल्याण या 
कोलियन दुर्ग इस प्रदेश की राजघानी थी । यह देश 
हेदराबाद के दक्षिण-पश्चिमी भाग का प्रतिनिधित्व 
करता है । 

कुरुक्षेत्र - दिल्ली के निकट एक विस्तृत प्रदेश । यहीं 
कौरव और पांडवों के मध्य महासंग्राम हुआ था । 
यह थानेश्वर के दक्षिण में इसी नाम के पवित्र सरोवर 
के निकट एक प्रदेश है जो सरस्वती के दक्षिण से लेकर 
दृषद्वती के उत्तर तक फैला हुआ है । कभी कभी इस 
स्थान को 'समंतपंचक' नाम से पुकारते हैं जिसका 
अर्थ हुँ परशुराम द्वारा वघ किये गए क्षत्रियों के रक्त 
के “पाँच पोखर' । 

कुलूत - एक देश का नाम-वर्तमान कुल्लू प्रदेश । यह 
प्रदेश जलंधर दोआब से उत्तरपूर्व की ओर तद्र 
(सतलुज) नदी के दाई ओर स्थित हुँ । 


( १२०३ ) 


कुशाबंती या कुशस्थलो --यह दक्षिणकोशल प्रदेश की राज- 
धानी है और बिध्यपर्वत की संकीर्ण घाटी में स्थिंत 
है। यह नर्मदा के उत्तर में परन्तु बिध्यपर्वत के 
दक्षिण में होगा । संभवतः यह वही स्थान हे जिसे 
बुंदेलखंड में हम रामनगर कहते हैँ । राजशेखर इस 
कुशस्थली के स्वामी को मध्यदेशनरेनद्र अर्थात्‌ मध्यभूमि 
या बुंदेलखंड का राजा कहते हैं । 

केकय --सिधुदेश की सीमा बनाने वाला केकय एक देश 
का नाम हैं । 


केरल--कावेरी के उत्तरी समुद्र तथा पश्चिमी घाट की 
मध्यवर्ती भूमि की लंबी पट्टी । इस प्रदेश की मुख्य 
नदियाँ हैं वेत्रवती, सरावती तथा कालीनदी । यह काली 
नदी ही मुरला नदी समझी जाती है । इसका उल्लेख 
रघ० ४५५ तथा उत्तरण ३ में किया गया हैं, यही 
केरलप्रदेश की मुख्य नदी हैं केरल प्रदेश वर्तमान 
कानड़ा प्रदेश हे जिसके साथ संभवतः मलाबार भी 
जुड़ा हुआ हे और कावेरी से परे तक फेला हुआ हैं । 

कोशल -एक प्रदेश का नाम जो रामायण के अनुसार 
सरयू नदी के तटो के साथ साथ बसा हुआ हूँ । इसके 
दो भाग है--उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल । 
उत्तर कोशल का नाम 'गन्द' हे और यह अयोध्या के 
उत्तरी प्रदेश को प्रकट करता हे जिसमें गन्द तथा 
बह्रायच सम्मिलित हैँ। अज, तथा दशरथ आदि 
राजाओं ने इसी प्रान्त पर राज्य किया। राम की 
मृत्य के पश्चात्‌ उसके पुत्र कुश ने तो बिध्यपर्वंत की 
संकीर्णं घाटी में स्थित दक्षिणी कोशल की कुशावती 
राजधानी में राज्य किया, और लव ने उत्तरी कोशल 
में स्थित श्रावस्ती में रहकर राज्य किया । 

कौशांबी --वत्स देश की राजधानीका नामहें। यह 
नगर इलाहाबाद से लगभग तीस मील की दूरी पर 
वर्तमान कोसम के निकट स्थित था । 

कौशिकी-एक नदी (कुसी) का नाम जो उत्तरी भागल 
पुर तथा परिचमी पूणिया से होती हुई दरभंगा के 
पूर्वं में बहती हैं। इस नदी के तटों के निकट 
ऋष्यश्यृंग ऋषि का आश्रम था । 

गौड या पुंडू--उत्तरी बंगाल । (पुंड मूलरूप से 'पुरी' के 
वेतस प्रदेश को कहते हैं) । 

चेदि - एक देश और उसके अधिवासियों का नाम। 
चेदियों को दाहल और त्रेपुर भी कहते*्हं । यह 
लोग नर्मदा के उत्तरी तट पर बसे हुए थे, यह वही 
लोग थे जिन्हें हम दशार्ण कहते हे । एक समय 
इनकी राजधानी त्रिपुरी थी । कुछ लोग ऐसा मानते 
हैं कि यह लोग मध्यभारत के वतमान बृन्देल खण्ड 
में रहते थे, कुछ लोग यह समझते हैं कि इनका देश 
वर्तमान चन्दसिल था । जबलपुर से नीचे भेरा घर 


के आसपास बिघ्य और रिक्ष पर्वंतों के मध्य में 
नमदा के किनारे पर स्थित माहिष्मती नगरी में 
हैहय या कलचुरी लोग राज्य करते थे । 

चोल - एक देश का नाम जो कावेरी के तट पर बसा 
हुआ हे यह मंसूर प्रदेश का दक्षिणी भाग हे । यह 
प्रदेश कावेरी के परे हे । पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने इस 
नदी को पार करके इस देश पर आक्रमण किया था । 
यही देश बाद में कर्णाटक कहलाने लगा । 

जनस्थान-- (मानव वसति) यह दण्डक के महावन का 
एक भाग हे । और प्र्रवण नामक पर्वत के निकट 
स्थित हे । प्रसिद्ध पंचवटी (स्थानीय परम्परा के 
अनसार इसी नाम का एक स्थान जो वर्तमान नासिक 
से लगभग दो मील दूर हे) का स्थान इसी प्रदेश में 
विद्यमान हे । 

जालन्धर- वर्तमान जलन्धर दोआब । शतद्रु और विपाशा 
(सतलुज और व्यास) से सिचित प्रदेश । 


ताम्रपर्णी- मलय पर्वत से निकलने वाली एक नदी का 
नाम । यह वही नदी प्रतीत होती हे जिसे आजकल 
तांब्रवारी कहते हैँ, जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान 
से निकलकर तिन्नेवली जिले में से होती हुई मनार 
की खाड़ी में गिर जाती हे, तु० रघु० ४।४९--५० 
और बा० रा० १०।५६। 

ताम्नलिप्त -- दे० 'सुह्म' के अन्तर्गत । 

त्रिगतं -- प्राचीन काल का एक अत्यन्त जलहीन मरु प्रदेश । 
यह सतलुज का पूर्ववर्ती मरुस्थल था। सरस्वती 
और सतलज का मध्यवर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित 
था। उत्तर में लुध्याना और पटियाला हे तथा मरु- 
स्थल का कुछ भाग दक्षिण में है । 

त्रिपुर-री--चेदि देश की राजधानी “चन्द्रदुहिता अर्थात्‌ 
नर्मदा की तरंगों से शब्दायमान' अतएव इस मदी के 
किनारे स्थित । जबलपुर से ६ मील की दूरी पर 
स्थित वर्तमान तिवुर को ही त्रिपुर माना जाता हे । 

दशपुर--दे० 'अवन्ति' के अन्तर्गत । 

दञ्ञाणं-एक देश का नाम जिसमें से दशाण (दसन) 
नाम की नदी बहती हे । यह मालवा का पूर्वी भाग 
था। इसकी राजधानी विदिशा नगरी थी जिसे 
वर्तमान भिलसा माना जाता है । यह वेत्रवती या 
बेतवा नदी के तट पर स्थित हे, तु० मेघ० २४२५, 
और कादंबरी । कालिदास ने भी विदिशा नाम की 
एक नदी का उल्लेख किया हे जो संभवतः वही है 
जिसे हम आजकल ब्यास कहते हैं तथा जो बेतवा में 
मिल जाती हे । 

द्रविड़ - कृष्ण और पोलर नदियों के मध्यवर्ती जंगली 
भाग के दक्षिण में स्थित कोरोमंडल का समस्त 
समुद्रीतट इसमें सम्मिलित हे । परन्तु यदि सीमित 


( १२०४ ) 


रूप से देखें तो यह प्रदेश कावेरी से परे नहीं 

हैं। इसकी राजवानी कांची थी जिसे आजकल 
कांजीवरम कहते हैं और जो मद्रास के ४२ मील 
दक्षिण-पश्चिम में वेगवती नदी के किनारे स्थित हा 

द्वारका--दे० 'सोराष्ट्र' के अन्तर्गत । 

निषध - एक देश का नाम जहाँ नल का राज्य था। इस 
की राजघानी अलका थी जो अलकनन्दा नदी के 
तट पर स्थित हे । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी 
भारत का वर्तमान कुमायू प्रदेश इसका एक भाग 
था। यह एक वर्षपर्वत का नाम भी है। 

पंचवटी-- दे ० 'जनस्थान' के अन्तर्गत । 

पंचाल एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाम। राजशेखर के 
अनुसार (बा० रा० १०८६) यह प्रदेश गंगा यमुना 
का मध्यवर्ती भाग था, इसीलिए यह गंगा दोआब 
कहलाता था। द्रुपद के काल में यह प्रदेश चर्मण्वती 
(चंबल) के तट से लेकर उत्तर में गंगाद्वार तक 
फैला हुआ था। भागीरथी का उत्तरीभाग उत्तर- 
पंचाल कहलाता था। और इसकी राजधानी अहि- 
च्छत्र थी । इस प्रदेश का दक्षिणीभाग “दक्षिणपंचाल' 
कहलाता था जो द्रुपद की मृत्यु के पश्चात्‌ हस्तिनापुर 
की राजवानी में विलीन हो गया । 

पद्मपुर--भवभूति कवि की जन्मभूमि । यह नगर नागपुर 
जिले में चन्द्रपुर (वर्तमान चाँदा) के निकट कहीं पर 
बसा हुआ था । 

पद्मावती मालवाप्रदेश में सिन्थु नदी के तट पर स्थित 
वर्तमान नरवाड़ से इसकी एकरूपता मानी जाती 
हैँ । इसके आस-पास और दूसरी नदियाँ पारा या 
पार्वती, लूण, और मधुवर हैँ जिनका भवभूति ने पारा 
लावणी ओर मधुमती के नाम से उल्लेख किया हे यह 
नगर के आसपास बहने वाली नदियां हुँ। भवभूति 
के मालतीमाधव का वर्णित दृश्य यह नगर हे । 

पंपा - एक प्रसिद्ध सरोवर का नाम जो आजकल पेन्नसिर 
कहलाता हे । इसके निकट ही ऋष्यमूक पर्वत 
विद्यमान हे । इस नाम की नदी सरोवर से निकली 
हुँ; विशेषकर इसका उत्तरीभाग चन्द्रदु् के मध्यवर्ती 
शिलासरोवर से निकला हे । यही संभवतः मूल पंपा 
था, और चन्द्रदुगं ही ऋष्यमूक पर्वत । बाद में यह 
नाम इस सरोवर से नदी में परिवर्तित हो गया जो 
इससे निकली । 

पाटलिपुत्र गंगा और शोण नदी के संगम पर स्थित 
उत्तरी बिहार या मगघ मॅ एक महत्त्वपूर्ण नगर । यह 
'कुसुमपुर' या 'पुष्पपुर' भी कहलाता था । संस्कृत के 
लौकिक साहित्य में इस नाम का उल्लेख मिलता हे । कहते 
हैं कि लगभग अठारहवीं शताब्दी के मध्य में यह नगर 
एक नदी की वाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गया । । 


पांड्य भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित एक देश जो 
चोलदेश के दक्षिणपर्चिम में विद्यमान है। मलयपवंत 
और ताम्रपर्णी नदी का स्थान निविवाद रूप से 
निश्‍चत हो चुका हैँ, तु० बा० रा० २।३१। इस 
प्रदेश की वर्तमान तिन्नेवली से एकरूपता स्थापित की 
जा सकती हैं । रामेश्‍वर का पावनद्रीप इसी राज्य 
के अन्तर्गत हुँ । कालिदास ने पांडचदेश की राजधानी 
का नाम 'नाग-नगर' बताया है जो संभवतः मद्रास से 
१६० मील दक्षिण में वर्तमान 'नागपत्तन' ही हु, तु 
रघु० ६1५९-६४ | 

पारतीक - पशिया देश के रहने वाले लोग । संभवतः यह्‌ 
शब्द उन जातियों के लिए भी व्यवहार में आता था 
जो भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा में सीमावर्ती 
जिलों में रहते हुँ। इनके देश से “वनायुदेश्य' नाम 
से घोड़ों के आने का उल्लेख मिलता हँ । 


- षारियात्र--भारत को एक मुख्य पर्वतश्ृंखला । संभवत: 


यह वही हे जिसे हम शिवालिक पहाड़ कहते हैं और 
जो हिमालय के समानान्तर उत्तर पूर्व में गंगा के 
दोआब की रक्षा करता हूँ । 

प्रतिष्ठान पुरूरवस्‌ की राजघानी । पुरूरवा एक प्राचीन 
काल का चन्द्रवंशी राजा था । यह स्थान प्रयाग या 
इलाहाबाद के समने स्थित था । हरिवंश पुराण में 
बताया भया है कि यह स्थान प्रयाग के जिले में गंगा 
नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ था । कालिदास 
ने इसे गंगा यमुना के संगम पर स्थित बतलाया 
है । तु० विक्रम २। 

मगध दक्षिणी बिहार या मगध का देश । इसकी पुरानी 
राजधानी गिरिब्रज (या राजगृह) थी । इसमें पाँच 
पर्वत - विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि, झोणगिरि 
और वभार (व्याहार) गिरि सम्मिलित थे । इसकी 
दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी । परवर्ती साहित्य 
में मगध का नाम कीकट भी आया है । 


मत्स्य या विराट--धोलपुर के पश्चिम में स्थित देश । कहा 
जाता हूँ कि पांडव लोग दशार्ण के उत्तर में शौरसेन 
तथा रोहितक के भूभाग से होते हुए यमुना के तट 
इस प्रदेश में आये थे । विराट देश की राजधानी 
संभवतः वेराट ही थी जो आजकल जग्रपुर से ४० 
मील उत्तर में बैरात के नाम से विख्यात हे । 

मलय भारत क्री सात मुख्य पर्वत श्यृंखलाओं में से एक । 
इसकी एकरूपता संभवतः मंसूर के दक्षिण में फैले 
हुए घाट के दक्षिणी भाग से की जाती है जो ट्रावन- 
कार की पूर्वी सीमा बनाता हूँ। भवभूति के 
कथनानुसार यह प्रदेश कावेरी से घिरा हुआ है 
(महावीर० ५।३ तथा रघु० ४४६) । कहते है कि 
यहाँ इलायची, काली मिर्चे, चंदन और सुपारी के 


( १२०५ ) 


वृक्ष बहुत पाये जाते है । रघु० ४।५१ में कालिदास 
ने बतलाया है कि मल्य और दर्दुर यह दो पर्वत 
दक्षिणी प्रदेश के दो वक्षःस्थल हँ । अतः दर्दर घाट 
का वह भाग हुँ जो मंसूर की दक्षिणपूर्वी सीमा 
बनाता हु । 

महेन्र--भारत की सात मुख्य पवंतश्वुंखलाओं में से एक । 
वर्तमान महेन््रमाले से इसकी एकरूपता स्थापित की 
जाती हैं जी कि महानदी की घाटी से गंजम को 
विभक्त करता है । संभवतः इसमें महानदी और 
गोदावरी का मध्यवर्ती समस्त पूर्वी घाट सम्मि- 
छित था । 

महोदय (कान्यकुब्ज या गाधिनगर) यह वही प्रदेश हे 
जो गंगा के किनारे वर्तमान कन्नौज नाम से विख्यात 
हैँ । सातवीं शताब्दी में यह नगर भारत का अत्यंत 
प्रसिद्ध स्थान था। तु० बा० रा० १०।८८-८९ | 

भानस--एक सरोवर का नाम हूं जो हाटक में स्थित था, 
जिसे आज कल लहाख कहते है । हाटक के उत्तर 
में उत्तरी कुरुओं का देश है जिसका नाम हरिवर्ष हँ । 
पूर्वकाल में यह सरोवर किन्नरों के आवास के रूप 
मे विख्यात था । कवियों की उक्ति के अनुसार 
वर्षा ऋतु के आरम्भ में हंस प्रतिवर्ष यहीं आकर 
शरण लेते थे । 

माहिष्मती -दे० 'चेदि' के अन्तर्गत । 

मिथिला दे० 'विदेह' के अन्तर्गत । 

मुरल --दे० 'केरल' के अन्तर्गत । 

मेकल अभरकण्टक नाम का पर्वत जहां से नर्मदा नदी 
निकलती हे 1 

लाट--एक देश का नाम जो नर्मदा के पश्चिम में फैला 
हुआ था। इसमें सभवतः ब्रोच, बड़ौदा और 
अहमदाबाद सम्मिलित थे । कुछ के मतानुसार खैर 
भी इसी में सम्मिलित था । 

वंग-- (समतट) पूर्वी बंगाल का एक नाम (उत्तरी बंगाल 
या गौड देश से बिल्कुल भिन्न है) इसमें बंगाल का 
समुद्रतट भी सम्मिलित हुँ । ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी समय तिप्पड़ा और गैरो पहाड़ भी इसमें 
सम्मिलित थे । 

वलभो--दे० 'सौराष्ट्र' के अन्तर्गत । 

वाह्लीक, वाहीक पंजाब में रहने वाली जातियों का 
सामान्य नाम। इनका देश बर्तमान बलख है । 
कहते है कि वे पंजाब के उस भाग में रहते थे जिसे 
सिन्धु नदी तथा पंजाब की अन्य पाँच नदियाँ सोंचती 
हैं, परन्तु भारत की पुण्य भूमि से यह बाहर था । यह्‌ 
देश घोड़ों और हींग के कारण प्रसिद्ध है । 

विदर्भ वर्तमान वरार देश । प्राचीन काल में कुंतल के 
उत्तर में स्थित यह एक बड़ा राज्य था जो कृष्णा के 


| 


तट से लेकर लगभग नर्मदा के तट तक फैला हुआ 

था। विशालकायः होने के कारण इसका नाम महा- 

राष्ट्र भी था, तु० बा० रा० १०७४ । कुण्डिनपुर 

जिसे विदर्भ भी कहते हैं इस देश की प्राचीन राजधानी 

थी । इसीको संभवतः आजकल बीदर कहते हुँ । 

विदर्भ देश को वरंदा नदीने दो भागों में विभक्त 

कर दिया हँ, उत्तरी भाग की राजघानी अमरावती 

है, तथा दक्षिणी भाग को प्रतिष्ठान । 

विदिशा-दे० “दशार्ण' के अन्तर्गत । 

विदेह - मगघ के पूर्वोत्तर में विद्यमान एक देश । इसकी 
राजधानी मिथिला थी जो अब मधुवनी के उत्तर में 
नेपाल में जनकपुर नाम से विख्यात हँ । प्राचीनकाल 
में विदेह के अन्तर्गत, नैपाल के एक भाग के अतिरिक्त 
वह सब स्थान जो अब सीतामढ़ी सीताकुंड अथवा 
तिरहुत के पुराने जिले.का उत्तरी भाग और चम्पारन 
का उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है, इसमें 
सम्मिलित थे । 

विराट--दे० 'मत्स्य' । 

वृन्दावन -'राधा का वन' आज कल मथुरा से कुछ मील 
उत्तर में एक नगर के रूप में बसा हुआ स्थान। 
यह यमुना के बायें किनारे स्थित हुँ । 

शक- एक जनजाति का नाम जो भारत के उत्तर-पर्चिमी 
सीमांत पर बसी हुई थी । संस्कृत के श्रेष्य साहित्य में 
इसका उल्लेख मिळता है। सिधियंस से इसकी एक- 
रूपता मानी जाती है । 

शुक्तिमत्‌ भारत की सात प्रमुख पर्वतम्ंखलाओ में से 
एक। इसकी सही स्थिति का अभी कुछ निर्णय नहीं 
हो पाया हे, परन्तु रेसा प्रतीत होता हैँ कि नेपाल के 
दक्षिण में यह हिमालय पर्वत की एक शाखा हँ! 

श्रावस्ती -- उत्तरी कोशल में स्थित एक नगर का नाम 
जहाँ, कहते हे कि लव राज्य किया करता था (रघु० 
१५1९७ में इसीको 'शरावती' का नाम दिया हँ) । 
अयोध्या के उत्तर में वर्तमान साहेत माहेत से इसकी 
एकरूपता मानी जाती हैं । यह नगर धमंपत्तन या 
धर्मपुरी भी कहलाता था । 


सह्य - भारत की सात प्रमुख पर्वत श्वुंखलाओं में से एक । 
आज कल इसी का नाम सह्याद्रि है । पश्चिमी घाट 
जो मल्य के उत्तर में नीलगिरि के संगम तक फैला 
हे, ही सह्याद्रि है । 

सिधु दे० 'पद्मावती' के अन्तर्गत । 

सिधुदेशः वर्तमान सिंघ प्रदेश जो सिधु नदी का ऊपरी 
भाग है । | 

सुह्य--एक देश का नाम जो बंग के पश्चिम में स्थित है 
इसकी राजधानी ताम्रलिप्त (जिसे तामलिप्त, दाम- 
लिप्त, ताम्रलिप्ति तथा तमालिनी भी कहते हैं) की 


( १२०६ ) 


एकरूपता वर्तमान तमलूक सै की जाती हे । तमलूक | त्रध्न--पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर यह एक नगर 


कोसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है । इस 
कोसी का नाम ही कालिदास ने 'कपिशा' लिखा हु । 
प्राचीन काल में यह नगर समुद्र के अधिक निकट 
बसा हुआ था। यहाँ पर ही अधिकांश समुद्री 
व्यापार किया जाता था। सुहा लोगों को ही कभी 
कभी राढ के नाम से पुकारते थे, (अर्थात्‌ पश्चिमी 
बंगाल के लोग) । | 


सौराष्ट्र-- (आनर्त) काठियावाड का वर्तमान प्रायद्वीप । 


हारका आनतंनगरी या अब्धिनगरी कहलाती थी। 
पुरानी द्वारका वतंमान द्वारका से दक्षिण पूर्व में ९५ 
मील स्थित मधुपुर नामक नगर के निकट बसी हुई 
थी । यह स्थान रेवतक पवत के निकट था । ऐसा 
ज्ञात होता ह कि यही वह स्थान हूं जिसे जूनागढ का 
निकटवर्ती गिरिनार पर्वत कहते हैं । इस देश की 
दूसरी राजघानी वलभी प्रतीत होती है। इस नगर के 
खंडर भावनगर से उत्तर पश्चिम में १० मील की दूरी 
पर बिल्बी नामक स्थान पर पाये गये हैं। प्रभास नामक 
प्रसिद्ध सरोवर इसी देश में समुद्रतट पर स्थित था । 


तथा जिला था । यमुना के पुराने तल के तट पर 
स्थित वर्तमान “संग से इसकी एकरूपता मानी 
जाती हूँ । 


हस्तिनापुर 'हस्तिन्‌? नाम का भरतवंश में एक प्रतापी 


राजा था । उसने ही इस प्रसिद्ध नगर को बसाया 
था । वर्तमान दिल्ली के उत्तरपूर्वं में ५६ मील की 
दूरी पर यह नगर गंगा की एक पुरानी नहर के 
किनारे बसा हुआ हू । 


हेमकूट--- 'स्वणंशिखर' पर्वत । यह पर्वत उस पर्वत श्यृंखला 


में से एक है जो इस महाद्वीप को सात वर्षो (वर्ष 
पर्वत) में बांटती हे । बहुधा ऐसा माना जाता हुँ कि 
यह पर्वत हिमालय के उत्तर मॅ--या हिमालय और 
भेर के बीच में स्थित हे तथा, किन्नरों के प्रदेश 
(किपुरुषवर्ष ) की सीमा बनाता हे । तु० का० १३६। 
कालिदास इसके विषय में कहता हे--“थह पूर्वी और 
पश्चिमी समुद्ों में डूबा हुआ हे और सुनहरी पानी 
का स्रोत है” दे० श० ७। 


परिशिष्ट 


अंश: [ अंशू--अच्‌ ] विशिष्ट संगीत-ध्वनि । 

अंशकम्‌ [ अंश्‌ + ण्वुल्‌ ] सूय की दृष्टि से ग्रहों की स्थिति, 
विवाह का उपयुक्त लग्न--अंशकं वेवाहिक लग्नं 

नै०' १५८ पर नारायण । 

अंशुकम्‌ [ अंशु --कन्‌ स्वार्थे ] नेता, दूध बिलोने की क्रिया 
में प्रयुक्त रस्सी । 

अंशूदकम्‌ (नपुं०) ओस का पानी । 

अकर्मन्‌ [ न० त० ] 1. कार्य का अभाव, अकरण -प्रति- 
षेधादकर्म -मी० सू० १०।८।१० 2. वह कार्य जो 
विधि से स्वीकृत न हो--अकर्म च दारक्रिया या 
आधानोत्तरकाले- मँ० सं० ६।८।१४ पर शा० भा० 
3. कार्य करने की उपेक्षा करना--मे०सं० ६1३१३ पर 
शा० भा०। 

अकलडूः (वि०) कलंकरहित, निष्कलंक । 

अकल्पनम्‌ [ न० त० | अनारोपण ! 

अकल्माष: चौथे मनु के पुत्र का नाम । 

अकाण्डताण्डवम्‌ अवांछित हल्लागुल्ला (पांडित्य के निरथेक 
प्रदर्शन के विषय में व्यंग्योक्ति) 


अकालक ( वि० ) अनुपयुक्त समय पर करने वाला 
--अंत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः - रघु० 
१२1३३ | 

अकालिकम्‌ (अ०) अचानक -- अकालिक कुरवो नाभविष्यन्‌ 
>-महा० ५।३२।३० । 

अकिल्विष (वि०) [ न० ब० ] निष्पाप, तु० अकृतकिल्विष 
जिसने कोई पाप नहीं किया हँ । 

अकृतक (वि०) [ कृ-क्त, न० त०, स्वार्थे कन्‌ ] जो 
बताया हुआ न हो, स्वाभाविक--न तस्य स्वो भावः 
प्रकृतिनियतत्वादकृतकः--उत्तर० । 

अकृत्रिम (वि०) [ न० त० ] प्राकृतिक, जो मनुष्यक्ृत 
न हो। 

अक्क: | अक्‌ +-कन्‌ ] भंडार-गूह्‌--अक्के चेन्मधु विन्देत 
किमर्थं पर्वत ब्रजेत्‌ । 

अक्ता (स्त्री०) [ अञ्ज्‌ +क्त ] (वेद०) रात । 

अक्लान्त (वि०) [ न° त० ] जो थका न हो । 

अक्लोबम्‌ (अ०) पुर्णतः, सचाई के साथ । 

अक्षः [ अश्‌+सः | 1. हिडोले या पालकी की खिड़की 
2. जूआ खेलना । सम०--दण्ड: वह लकड़ी जिसमें 
घुरी लगी रहती ह,--दृक्कमेन्‌ अक्षांश ज्ञान करने 
के लिए गणित की प्रक्रियां,-बिद्‌ जूआ खेलने में 
निपुण, लाका पाँसा,-शालिनू,--शालिक जूआ- 
घर का अधीक्षक । 

१५२ 


अक्षयनोवो (स्त्री०) स्थायी धर्मार्थं दान-निघि (बु०) । 

अक्षय्यभुज्‌ (पुं०) | क्षिञ-यत्‌, न० त०,+-भुज्‌ + क्विप्‌ | 
अग्नि प्रदहेच्च हि तं राजन्‌ कक्षमक्षय्य भुग्यथा-महा ० 
१३।९।२१ । 

अक्षि (नपुं) [ अश्‌+-विस ] आँख । सम० --आसय: 
आँख का रोग, आँख दुःखना,- श्रवस्‌ (नपुं०) साँप, 
तु० नयनश्रवस्‌,--संविल्‌ चाक्षुष संज्ञान, प्रत्यक्ष 
ज्ञान, सुत्रम्‌ आँख का रेखाज्ञानस्तर (प्रतिमाविद्या 
विषयक), -स्पन्दनम्‌ आँख का फरकमा । 

अक्षौरिमम्‌ [ न० त० ] वह दिन या नक्षत्र जिसे चूडाकमं 
संस्कार या मुंडन के लिए अशुभ माना गया है । 

अक्ष्णया (वेद० अ०) टेठ़े-मेढ़े ढंग से। सम०- रज्जुः 
(स्त्री०) कर्णरेखा, शु०,--स्तोमीया इष्टका नामक 
यज्ञ, तै० सं०, श० । 

अखल: [ न० त० ] उत्तम वघ, निद्य । 

अखिलिका (वन०) कारली नामक वनस्पति । 

अगजा [ न गच्छति इति अगः, तस्मात्‌ जायते-अग--जन्‌ 
+ड ] पर्वत की पुत्री, पार्वती - अगजाननपद्मार्क 
गजाननमहनिशं, अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तम्‌पास्महे । 
सभ०- जानिः शिव! 

अगण्डः | न० ब० ] कबन्ध जिसमें हाथ पैर न हों-अगण्ड- 
भूतो विवृतो दावदग्ध इव द्रुमः - रा० ६।६८।५ । 

अगतिः [ न० त० ] बुरा मार्ग, तु० अपथः । 

अगदः [ न० त० गदाभावः ] औषधि । सम०-- राजः 
उत्तम औषधि । 

अगदंभः [ न० त० | खच्चर । 

अगाधसत्त्व (वि०) [ न० ब० ] प्रबल आत्मशक्ति रखने 
वाला -- अगाधसत्त्वो मगघप्रतिष्ठः--रघु ० ६।२१ । 

अगुल्मकम्‌ [ अगुल्मी भूतं-न० त°] अस्तव्यस्त, विश्यृंखलित 
(सेना) -गुल्मीभूतमगुल्मकम्‌-शुक्र० ४८७० । 

अगोत्र (वि०) जिसका कोई खोत या उद्गम स्थान न 
हो ~यत्तदद्रेइयमग्राह्ममगोत्रम्‌--मुंड० १।१।६ । 

अग्निः [ अङ्गति ऊर्ध्वं गच्छति - अङ्ग )-नि, ङलोपश्च ] 
1. आग 2. पिला नाडी--यत्र सोमः सहाग्निना 
--महा० १४।२०।१० 3. आकाश --अग्निर्मू धों-मुंड ० 
२।१।४। सम०-क्रृतः काजू,--चूडः छाल शिखा 
वाला एक जंगली पक्षी, -चर्णम्‌ बारूद,--द्वारम्‌ 
घर का दरवाजा जो आग्नेय दिशा की ओर दे,-यानम्‌ 
हवाई जहाज - व्योमयानं विमानं स्यादग्नियानं तदेव 
हि--अ० सं०, -वेश्य:: 1. एक अध्यापक - महा ० 
2. बाइसवाँ मुह॒तं,-सार्वाण: एक मनु का नाम, 


( १२०८ ) 


णासुतुः स्कन्द, तु० अग्निभू र 
_-अम०,- होत्री (स्त्री०) अग्निहोत्र के लिए उप- 
उत गाय--तामग्निहोत्रीमृषयो जगृहुबंह्मवादिन: 
भागऽ टाटार्‌ । 

अग्न्या तित्तिर नाम का पक्षी । 

अग्रः | अङग्‌ --रक, ङलोपः 1 पहाइकी नोकया अगला 
भाग--अग्रसानुषु नितान्तपिशङ्गः- --कि० ९।७, अग्रम्‌ 
समय का पूववर्ती भाग - नैवेह किंचनाग्र आसीत्‌ 
¬ बु० १।२।१। सम०-. आसनम्‌ सम्मान का प्रथम 
पद,- उत्सर्गः वस्तु का पहला अंश छोड़ कर उसे 
ग्रहण करना,--देवो पटरानी, अग्रमहिषी, -- धान्यम्‌ 


हटाने वाला बेलचा,--ककरि (री) जळते हुए कोयलों 
पर पकी मोटी रोटी, बाटी, -- धारिका अंगीठी, 
वृक्ष: रक्तकरंजवृक्ष, करौंदा । 

अङ्गिकरणिकः [ष० त०] संभवतः अभिलेखाधिकारी, 
(आजकल के 0080 Commissioner ) जैसा पद) 


| 
अङ्गिका [अङ्ग +- इनि--क-|- टाप्‌] चोली, अंगिया । 
अङ्गलीबेष्टः [अङ्गु ि-|- ेष्ट्‌-- घञ्‌ } अंगूठी । 
अडघो (अ०) क्रोध या शोकद्योतक अव्यय । 
अङ्करि (नपुं०) [अङ्घ्‌+किन्‌] 1. पेर 2. किसी भी वस्तु 
का चतुर्थांश । सम० - कवचः जूता,-जः शूद्र --पान 
(वि०) पैर का अंगूठा चूसने वाला बच्चा, सन्धिः 
टखना, गिट्टे की हड्डी । 
अङ्श्रिकवारि (नपुं० ) दीपक के मध्य का उभरा हुआ भाग, 
दीप दण्ड । 
अचिन्त्यः [न० त० चिन्त्‌+-यच्‌] पारा, पारद । 
र्‌ [न० त० चुद्‌ + णिच्‌ +- युच्‌] अव्यादेश, निदेशा- 
भाव-देशकालानामचोदन प्रयोगे नित्यसमवायात्‌-मी « 
सू० ४।२।२३ । 
अच्छ (अ०) प्राप्ति के भाव को द्योतन करने वाला अव्यय, 


= 


अग्र्या | अग्ने जातः, अग्र-यत्‌ तीटापू ] आँवले का वक्ष । 
गो अच्छशब्दो हि आप्तुमित्यथे वतते म सं» १०१९ 


अघन (वि०) [ न° त० ] जो घना या ठोस न हो । 


अङ्क +-अङ्कुम्‌ (अङ्काङ्कम्‌) [ अङ्क्‌ कर्तरि करणे वा पर शा० भा०। 
अच्‌, अङ्क मध्य अङ्काः शतपत्रादि चिल्लानि यस्य अच्युतजल्लकिन्‌ (पुं०) अमरकोश के एक टीकाकार का 
“>ता० | पानी, जल । नाम! 


अङ्कुकारः | अङ्क ]-कारः ] सर्वोत्तम योद्धा,-तवत्का ङ्ुकार- 
विजये तव राम छ का ''वा० रा० -आठवाँ अंक, 
गोरगुणरहंकृतिभूतां जंत्रादुकारे - नै० १२।६४। 

अङ्कित (वि०) [ अङक -क्त | चिह्नित, छाप लगा हुआ, 
गणना किया हुआ, क्रमांकित रावणशराङ्ितकेतु- 
यष्टि रघु० १२। 


अङ्कम्‌ | अम्‌ + गन्‌ ] जेन धर्मावलंवियो का प्रधान घामिक 
मन्थ | सम०--क्रमः वह क्रम या नियमित व्यवस्था 
जिसके अनुसार कर्मकाण्ड की नाना प्रकार की 
प्रक्रियायें अपने-अपने महत्त्व के अनुसार सम्पन्न की 
जाती है.--मे० सं० ५1११४, - जम्‌ रुधिर,-भङ्कः 
शरीर का वह भाग जो गुदा और अंडकोषों का 
मध्यवर्ती है, -भूमिः चाक या तलवार का फलका 
““मदेजभूमी वभतु:--ने० १६1२२, ¬ वस्त्रोत्था 
यूको, जूँ,- संहिता शब्द के अन्तर्गत स्वर और 
व्यंजनों का उच्चारणविपयक सम्बन्ध,--तै ० प्रा०, 
“झसुप्तिः शरीर के अङ्गों का सो जाना । 

अङ्गना [अङ्ग+-न-+-टाप्‌] प्रियंगु नामक पौधा जिससे 
सुगंधित द्रव्य या अभ्यजन तैयार किए जाते हूँ । 

भङ्गारः-रम्‌ [अङ्ग + आरन्‌ ए] जलता हुआ कोयला । सम० 
~ अवक्षेपणम्‌ कोयलों को बुझाने या इधर से उघर 


अजमीढः [अजो मीढो यज्ञे सिक्तो यत्र, ब०] मुहोत्र के एक 
उन का नाम, यह ऋ० ४४३ सूक्त का ऋषि हुआ हुँ । 

अजनयोनिजः दक्ष प्रजापति--भाग० ४। ३०१४८ | 

अजनाभः भारतवर्ष का प्राचीन नाम भाग० ११।२।२४। 

अजरकः-कम्‌ [न० ब०] अजीर्ण, अपच । 

अजहत्स्वाथंवृत्तिः [न जहत्स्वार्थो यत्र, हा--शतू, न० ब०] 
वह शब्द जो अपने भाव को सुरक्षित रखता हुआ 
समस्त पद के अर्थ में कुछ वृद्धि करता हे । 

अजादिः पाणिनि का एक गण । 

अजितकेशकम्बलः पाखण्डी या विध॒मी अध्यापक जिसका 
बौद्धग्रन्यो में उल्लेख मिलता हा 

अज्ञातवस्तुज्यास्त्रम्‌ पाखण्ड प्रतिपादक शास्त्र । 

अञ्जकः विप्रचित्ति के पुत्र का नाम--वि० पु०। 

अञ्जलिका [अञ्जलिरिव कायते .. के+-क, टाप्‌] मकड़ी 
से मिरूंता-जुलता एक कीडा । सम० - वेधः एक प्रकार 
का युद्वकौशल-जानन्नञ्जलिकावेचं नापाक्रामत पाण्डवः 
¬ महा० ७।२६।२३ । 

अञ्जिकः यदु के एक पुत्र का नाम । 

अञ्जिहिषा [अंह्‌ का सन्नन्त रूप अंह + सन्‌ +-टाप्‌] 
जाने की इच्छा. भट्टि ० । 

अट्टाल (वि०) [अट्ट--अल्‌--अच्‌] ऊँचा, उत्तुंग ! 


( १२०९ ) 


अट्टालः उत्सेध, बुर्जे,--विष्कम्भचतुरश्रमट्टालकम्‌--कौ ० 
अ० ११३ । 

अडागमः [अट्‌ --आगमः] भूतकाल द्योतन करने के लिए 
धातु के पूर्व लगाये जाने वाला 'अ'--वातिक १ 
३०।६०।४ | 

अडुकः हरिण निघ० | 

अणुव्रतानि जैनधर्मानुयायी लोगों के लिए बारह सामान्य 
प्रतिज्ञाएँ । 

अण्वम्‌ - वेद० सोमरस को छानने की छलनी का छिद्र । 

अण्डकः [अम्‌ ]-ड, स्वार्थे कन्‌] गोलाकार छत या गुम्बज- 
शोभनैः पत्रवल्लीभिरण्डकेश्च विभूषितः--म० पु० 
२६९।२० | 

अतन्त्रत्वम्‌ [न० ब०] बाहुल्य, अतिरिक्त मात्रा ऐच्रशब्द- 
स्यातन्त्रत्वात्‌--मी० सु० पर शा० भा० ६४२० | 

अतनु (वि०) [न० त०] जो छोटा न हो, बहुत, प्रचुर 
~ वीतप्रभावतन्‌रप्यतनुप्रभावः--कि० १६1६४ । 

अतसिः (वेद०) [अत्‌ +आसिच्‌] फेरी देने वाला साधु, 
भिक्षुक--कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्य:--ऋ० 
८।३।१३ । 

अतसिका [अत्‌ --असच्‌ +-डोष्‌ +-कन्‌+-टाप्‌] पटसन । 

अतिकल्यम्‌ (अ०) प्रभातकाल, बहुत सवेरे - नातिकल्यं 
नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते । गच्छेत्‌ ***मनु ० 
४1१४० | 

अतिकश (वि०) [अतिक्रान्तः कशाम्‌--अत्या० स०] कोड़े 
की मार को भी न मानने वाला, उच्छुंखल । 

अतिकामुकः [प्रा० स०] कुत्ता । 

अतिक्रान्ता [अति | क्रम +-क्त ज-टाप्‌] हाथी के कामोन्माद 

छठी अवस्था - अतित्रान्तावस्थो गजपतिरिदं 

स्थाबरचरं जगत्सर्वं हन्तुं समभिलषति क्रोवकलूषः 
“मा० ली० ९।१७। 

अतिक्रान्तः [अति ~-क्रम क्तिन्‌] सीमा के बाहर निकल 
जाना, उल्लंघन । 

अतिगृहकम्‌ [प्रा० स०] चौबारा, मियानी, --भूमीगृहाँ्चेत्य 
गृहान्‌ गहातिगृहकानपि--रा० ५1१२1१५ । 

अतिजित (वि०) [प्रा स० ] पूर्णतया पराजित -- लोकं 
ह्यतिजितं कृत्वा--रा० ३।७०।५। 

अतिधेनु (वि०) | अतिरिक्ता धेनवो यस्य --ब० स० ]जो 
बढ़िया से बढ़िया गौओं का स्वामी है । 


अतिनामन्‌ (पुं०--मा) छठे मन्वन्तर के सप्तषि समुदाय 


के एक ऋषि का नाम । 
अतिपातः [ अति+-पत्‌+-घञ्ञ, ] ध्वंस, विनाश । 
अतिपातित [ अति +-पत्‌ +-णिच्‌ +-क्त ] 1. स्थगित, विलं- 
बित 2. पूर्णतः टूटा हुआ । 
अतिपातुक (वि०) अतिक्रमणकारी, बढ़कर -रवेर्लाक्षालक्ष्मी 
कर रतिपातुकेः---न॑० १९।५। 


अतिपरिचयः { प्राश स० ] अत्यधिक घनिष्ठता--लो ० 
अतिपरिचयादवज्ञा । 

अतिबाहुः [ प्रा० स० ] 1. असाधारण रूप से बड़ी भुजाओं 
वाला 2. चौदहवें मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम 
3. एक गन्धवं का नाम । 

अतिभङ्गम्‌ [ प्रा० स० ] प्रतिमा - विद्या की दृष्टि से मृति 
में दो तीन वक्रिमा या मोड़-- मानव ० ६७।९५-६। 

अतियात (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत तेज चलने वाला 
णार्मेहा ३।२०१।९। 

अतिरागः [ अत्या० स० ] अत्यधिक उत्साह । 

अतिरेकः [ अत्या० स० ] 1. प्राचुर्यं 2. बाहुल्य ३. अन्तर 
--महा० ३।५२।३। 

अतिरेचकः एक पौधा जिसका सेवन बहुत दस्तावर होता है । 

अतिरोगः क्षय रोग, तपैदिक । 


अतिवतंनम्‌ [ अत्या० स० ] क्षम्य अपराध दशातिवतंना- 
न्याहुः मनु० ८।२९०। 

अतिविष्ठित (वि०) [ अत्या० स० ] 1 बहादुर योद्धा 
~ विस्रब्धानतिविष्ठितान्‌ - रा० ४। १८।३८ 2. सीमा 
का उल्लंघन करने वाला-- महा० ३।२ १५।१६। 

अतिवेशस (ब्रि) [ अत्या० स० ] चुभने वाले, दारुण, 
कठोर--आततायिभिरुतसृष्टा हिला वाचोऽतिवैशसाः 
~ भाग० ३।१९।२१। 

अतिसृष्टिः { अति~-सृज्‌+-क्तिन्‌ ] उत्कृष्ट रचना । 

अतलः [ न० त° ] खाँसी--निघ० । 

अत्कः [ अत्‌--कन्‌ ] घर का एक कोना, देऽ अक्क | 

अत्यन्त + अपह्नवः [ अत्यन्त --अप-|-हनु--अप्‌'] बिल्कुल 
मुकर जाना, पूर्ण विरोध या निराकरण । 

अत्यन्त --सहचरित (वि०) निश्चित रूप से साथ जाने 
वाला--पा० ८।१।१५ वातिक । 

अत्यन्तीन (वि०) [ अत्यन्त +-खञ्ग्‌ ] 1. अत्यन्त गमन- 
शील 2. टिकाऊपन । 

अत्यर्थ-वेदनः [ अतिक्रान्तः अर्थम्‌ विद्‌ - णिच्‌ +- ल्यूट्‌ ] 
हाथियों का एक भेद जो बहुत ही संवेदनशील होता 
हैं जरा से दण्डको भी नहीं भूलता, ~ प्राजनाडकु- 
शदण्डेभ्यो दूरादुद्विजते हि यः, स्पृष्टो वा व्यथतेऽत्यर्थं स 
गजोऽत्यर्थंवेदनः-भातङ्ग० ८।१९। 

अत्यस्त (वि०) [ अति-+- अस्‌ -|-क्त ] फेंका हुआ, लुढ़काया 
हुआ, दूर परे उछाला हुआ--पा० २।१।२४-.. तरङ्गा- 
त्यस्तः काशिका । 

अत्याश्रमः [ अति -आ--श्वम्‌ --घव्न_ ] संन्यास, वैराग्य । 

अत्याहारयमाण (वि०) [अति-|-आ-|-हू-- णिच्‌+-शानच्‌] 
बलपूर्वक ग्रहण करने वाला लोभादेलइचातुवंण्यंमत्या- 
हारयमाणः कौ० अ० १! 

अन्नपु ( वि० ) [ न० ब० ] 


टीन का बना हुआ, 
कलईदार । 


( १२१० ) 


अत्रिजात (वि०) [ अद्‌+-त्रिन्‌ू-+-जन्‌-+क्त ] तीन वर्णो 
में से किसी एक वर्ण का मनुष्य, द्विज.! 

अत्री अत्रि की प्रत्ती । सम ०--चतुरहः एक यज्ञ का नाम । 
जातः 1. चन्द्रमा 2. दत्तात्रेय 3. दुर्वासा, - भारद्वा- 
जिका अत्रि वंशियो का भारद्वाजवंशियों के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध । 

अत्वक्क (वि०) [ न० ब० ] त्वचारहित, जिस पर खाल 
नहो। 

अथ (अ०) [ अर्थ +-ड, पृषो० रलोपः | मङ्गल सूचक 
अव्यय जो प्रायः रचनाओं के आरम्भ में प्रयुक्त होता 
है । सम० -- अतः (अथातः), -- अनन्तरम्‌ (अथानन्त- 
रम्‌) इसलिए, अब, इसके पश्चात्‌ - अथातो धर्मजि- 
ज्ञासा . मनु० १।१।१, किमु और कितना, और 
इतना,--तु परन्तु, इसके विपरीत । 

अदर्शनम [ दृश्‌-ल्युट्‌, न° त०] भ्रम, माया, अदृश्यता 
--अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गता:--महा ० ११। 
२।१३। 

अदसीय (वि०) [ अदस्‌+-छ ] इससे या उससे सम्बन्ध 
रखने वाला । 

अदुपध (वि०) [ अत्‌+-उपघ न० ब० | वहं शब्द जिसकी 
उपधा (अन्तिम से पूर्ववर्ती) में 'अ' हो । 

अदृष्टकल्पना किसी अज्ञात पदार्थ या विचार की कल्पना 
करना । 

अद्भुत (वि०) ]अद्‌+-भू+-ड्तच्‌ ] 1. आश्चर्यं युक्त 
2. ऊंचाई की माप के पाँच अंशों में से एक जहाँ कि 
ऊँचाई, चौड़ाई से दुगुनी हो - हीनं तु द्वयं तद्‌ द्विगुणं 
चाद्भुतं कथितम्‌-मान० ११।२०।२३। सम० --रामा- 
यणम्‌ वाल्मीकि द्वारा रचित एक ग्रन्थ, झान्तिः 
(स्त्री०) 1. अथवंवेद का ६७ वाँ परिशिष्ट 2. पुराणों 
में वणित एक ब्रत का नाम । 

अद्रिकटकम्‌ [ अद्‌ ‡- किन्‌ +-कट्‌+-वुन्‌ ] पर्वेतश्रेणी । 

अद्रेश्य (वि०) जो दिखाई न दे, अदृश्य । 

अद्वारासङ्भः [ न० त० ] दरवाजे पर अन्दर जाने वालों की 
पंक्ति का न होना-_कार्याथिनामद्वारासङ्गं कारयेत्‌ 
—को० अ० १।१९।२६। 

अद्वेध (वि०) [ न० ब० ] अविभक्त, असद्भावनारहित । 

अधम (वि०) [ अव्‌+-अम; अवतेः अमः, वस्य पक्षे घः ] 
जो फूंक नहीं मारता, शेखी नहीं बघारता -- अधमः 
कुत्सिते न्यूने अधःस्थाध्मानयोरपि - नाना० । 

भधरकण्टकः एक कांटेदार पौधा, धमासा । 

अधःवेदः (अघोवेदः) एक पत्नी के रहते दुसरा विवाह 
करना । 

अधिकरणम्‌ [ अधिञ-कृ~+ल्युट्‌ ] 1. वह स्थान जहाँ बहुत 
लोग एकत्र हों,-महा० १२।५९, ६८ 2. विभाग 
-- महा० १२।६९।५४। सम०--लेखक (वि०) अभि- 


लेखाधिकारी जो क्रयपत्र तथा अन्य दस्तावेज अपनी 
देखरेख में तैयार कराता है, नाजिर । 

अधिगमः [ अवि+गम्‌+-घञ्ञ ] जानकारी का समाचार 
~ अपनेष्यामि सन्तापं तवाधिगमशंसनात्‌-- राम० 
५।३५।७७ । 

अधिपुष्पलिका खदिर का वृक्ष, खैर । 

अघिमखः [ अधि+मख्‌+घञ्ञ ] यज्ञ की अधिशासी 
देवता । 

अघिमुक्तकः [ अघि -{-मृच्‌ +क्त ] मालती का एक प्रकार, 
चमेली । 

अधिमुक्तिका [ अधि +-मुच्‌+-क्तित्‌, स्वार्थे कन्‌ ] वह 
सीपी जिसमें मोती रहता हें । 

अधिरोपः [ अधि+-रुप्‌+-घञ्ञ्‌ ] दोषारोपण करना । 

अघिरूषित (वि०) [ अघि-{-रूष्‌+-क्त ] श्ूंगारवर्घक 
लेप से अभ्यक्त  मुखमघिरूषितपाण्डुगण्डलेखम्‌-कि० 
१०४६ । 

अधिवासः [ अधि-+-वस्‌ --घज्ण_ ] जन्मभूमि, जन्मस्थान 
¬ महा० १२।३६1१९। 

अधिष्ठानम्‌ [ अधि+-स्था + ल्युट्‌ ] 1, अवस्था, आधार 
2. नाशे---अमित्राणामधिष्ठानाद्वधाद्‌ दुर्योधनस्य च 
--महा० ९।६१।१४। सम० - अधिकरणम्‌ नगर- 
निगम, नगरपालिका का कार्यालय । 

अधोनिबन्धः हाथी के कामोन्माद की ऋतु में तीसरी 
अवस्था-- मात० १।९।१४ । 

अध्ययनम्‌ [ अधि--इ--ल्युट्‌ ] शिक्षा देना, अध्यापन 
करना - कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्‌ 
~ महा० १२।३१८।१७। 

अध्यवसिन्‌ (वि०) [ अध्यव--सो¬-अच्‌, ततः इनि ] 
किसी ब्रत के पालनहेतु किसी एक ही स्थान पर अव- 
रुद्ध हो जाने वाला महा० १२।६४।६ । 


अध्यासित (वि०) [ अधि--आस्‌ +णिच्‌ -+-क्त ] बैठा 
हुआ, बसा हुआ । 

अध्युषित (वि०) [ अघि+वस्‌+-क्त ] ठहरा हुआ, रहा 
हुआ, अधिकार किया हुआ । 

अध्यूढः [ अधि--वह +-कत ] विवाह से पूर्व गभिणी स्त्री 
का पुत्र - अध्यूढरच तथाउपर:--महा० १३।४९।४ । 

अध्वर्युकाण्डम्‌ अध्वर्यू नामक ऋत्विजों के लिए अभिप्रेत 
मत्रों का संग्रह । 

अंनक्‌. (वि०) (वेद०) अन्धा । 

अनघ (वि०)[ न० ब० ] अनथक, बिना थका हुआ-भाग ० 
२।७।३२। सम०- अष्टमी एक ब्रत का नाम--भ० 
पु० ५५। 

अनङ्कूः [ न° ब० ] 1. वायु 2. भूत, पिशाच 3. परछाई, 
तु० अनङ्गे मन्मथे वायौ पिशाचच्छाययोरपि । 

अनन्तर (वि०) [ नास्ति अन्तर व्यवधानं, मध्यः, अवकाञः 


( १२११ ) 


यस्य ] सीधा, साक्षात्‌ - अथवा अनन्तरकृतं किञ्चिदेव 
निदर्शम-महा० १२1३०५९ । 

अनन्य (वि०) [ नास्ति अन्यः विषयो यस्य ] जो किसी 
और के साथ भाग न ले रहा हो, निविरोघ- अनन्यां 
पृथिवीं भुंक्ते सर्वभूतहिते रत:--कौ० अ०। 

अनपग (वि०) [ न० ब० ] स्थिर, दृढ़ । 

अनषदुक्त (वि०) जो त्यागा हुआ न हो, अत्यक्त- न 
ह्यूपेतमनपवूवतं सच्छक्यम्‌पेतुम्‌-मं० सं० १२।१।१२ 
पर शा० भा० । 

अनपार्थ (वि०) [ न० ब० ] यथार्थ कारण से युक्त, 
न्याय्य, उचित । 

अनभिधानम्‌ [ न० त० ] 1. अभीप्सित अर्थं का अप्रकाशन 
2. व्याकरणसम्मत शब्द जो प्रयोग में न आता हो । 

अनभिवादकः [ न० त० ] विरोध करने वाला, प्रतिवादी 
---न खलु भवानस्मत्संकल्पानभिवादकः-- अवि० १। 

अनभ्यन्तर (वि०) [न० ब० ] अपरिचित, अनजान, 
अनभ्यस्त-अनम्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य 
--श० ३। 

अनराल (वि०) [ न० ब० | सीधा, अवक्र- यत्स्नेहादन- 
रालनालनलिनीपत्रातपत्रं घृतम्‌ - उत्तर? ३।१६। 


अनलः [ नास्ति अलः पर्याप्तिर्यस्य, अनान्‌ प्राणान्‌ . लाति 
आत्मत्वेन वा ] क्रोध, - करिणां मुदे सनलदानलदाः 
--कि० ५।२५। सम०--आत्मजः स्कन्द । 

अनवकाशिकः [ न० ब०] एक पैर से खड़ा होकर कठोर 
तपस्या करने वाला --गात्रशय्या अशय्याइच तथवान- 
वकाशिकाः--रा० ३।६।३ । 

अनवक्लृप्तिः (स्त्री) [ अनव-+-क्लृप्‌+-क्तिन्‌ ] असं- 
भावना, अविरवसनीयता । 

अनवगीत (वि०) [ न० ब० ] निरपराध, निर्दोष-प्रकृत्या 
कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः - उत्तर० २।२। 

अनवद्याङ्की (स्त्रीश) [ न० ब० ] वह स्त्री जिसके शरीर 
के अड्डों में कोई दोष या त्रुटि न हो, अतः देवी का 
विशेषण । 

अनवद्यरागः [ न० त० ] एक प्रकार का रत्न- कौ० अ० 
२।११। 

अनवर (वि०) [ न० ब० ] जो अधम नहो, जो घटिया 
नहो। 

अनहंवादिन्‌ (वि०) [ अन्‌+ अहंवाद+-इनि ] अनभि- 
मानी, जो गर्व न करता हो । 

अनाक्रन्द (वि०) पीडा से पागल या अत्यन्त व्याकुल 
“- इति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्लुतम्‌ महा० 
१२।३३१।३५ । 

अनाघ्रात (वि०) | अन्‌--आ--घ्रा--क्त ] न सूंघा 
हुआ, जो हाथ से न छुआ गया हो--अना घ्रातं पुष्पं 
किसलयमलूनं कररुहे:- श० १। 


अनावर (विं०) [ न० ब० ] नंगे सिर वाला, जिसके सिर 
पर पगड़ी या टोपी कुछ भी न हो । 

अनारम्भः [ न० त० | शुरू न करना, आरम्भ न होना । 

अनार्यता [ न० त० ] अनुपयुक्तता, अयोग्यता । 

अनावाप (वि०) जो किसी नई वस्तु का अधिग्रहण नहीं 
करता हैं । 

अनाइवास (वि०) [ न° ब० ] जिस पर निर्भर न किया 
जा सके - कमंण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ 
- भाग० १।१८।१२ । 

अनाइवासम्‌ (अ०) बिना सांस लिए, बिना आराम किये । 

अनास्था ; स्त्री०) [अन्‌ +आ+-स्था त-क -+-टाप्‌] 1. अस- 
हिष्णुता 2. भरोसे का न होना, धेये का अभाव -नै ० 
११८८ पर ना० भा०! 

अनिद (वि०) जो देखा या समझा न जाँ सके--इत्यभि- 
ष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा - भाग० १०।२।४२। 

अनिमित्तम्‌ (क्रिश वि०) जो ज्ञान का वैध साधने न हो 
--अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनात्‌--मे ० सं० १।१।४। 


अनिमेषः [अ--नि+-मिष्‌+-घञ्ञ्‌ ] रति क्रिया का विशिष्ट 
प्रकार, मेथुन का विशिष्ट आसन । 

अनिरिण (वि०) [अन्‌ +-ईर्‌+-इनन्‌, हुस्व] जहाँ किसी 
प्रकार की उथल-पुथल या ऊँच-नीच न हो--तस्मिन्‌ 
देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन्‌ -महा० ९।५५।१८। 

अनिवंचनम्‌ [न० त०] चुप रहना, जोर सेन बोलना 
मी० सु० १०।८।५२ पर शा० भा० । 

अनिलभद्रकः एक प्रकार का रथ (आकार की दृष्टि से रथ 
सात प्रकांर-नभस्वत्‌, प्रभञ्जन, निवात, पवन, परि- 
षद्‌, इन्द्रक और अनिल - के गिनाये गये है-- मान० 
४३।११२-५। 

अनिलम्भसमाधिः ध्यान का एक विशेष प्रकार--बु० । 

अनिविष्ड (वि०) [अ+-नि-विश्‌+-क्त] अविवाहितः 

कलत्रं स्वयमनिविष्टः--अवि० १। 
अनिष्ठुर (वि०) जो कठोर न हो, या कूर न हो । 

अनिष्ण (वि०) जो निपुण न हो, कुशल न हो । 

अनिसर्ग (वि०) अप्राकृतिक । 

अनीकस्थानम्‌ [ष० त०] सनिक चौकी--कौ० अ० १।१६। 

अनोप्सित (वि०) [अत्‌+-आप्‌+-सन्‌+-क्त] अवांछित, 
अनचाहा । 

अनोर्षु (वि०) [अन्‌+-ईष्य्‌ +- उण्‌, यलोपः] जो ईर्ष्यालु 
न हो, जो डाह न करे--भृतपुत्रा भृतामात्या भूतदा- 
राह्मनीषंवः - महा० १२।२२१ । 

अनीह (वि०) [अन्‌ +ईह,+ अच्‌] जो प्रयत्नशील न हो, 
आलसी । 

अनुकच्छम्‌ [प्रा० स०] कच्छ या दलदली भूमि के साथ- 
साथ-- आविर्भूतप्रथममुकुलाः कम्दलीर्चानुकच्छम्‌ 
- मेघ०१।२१ । 


( १२१२ ) 


अनुकल्पम्‌ [अनुक्ल्प्‌+-अच्‌] 1. घटिया स्थानापत्ति, 
-व्वनिभिवर्णरनुकल्पैन्यनोदयत्‌-नै० १७।१२ 2.समान, 
एक जैसां--ग्रसितुं क्षममम्बुधीन्‌ क्षणादनुकल्पाश्रित- 
चण्डपयावकम्‌ -याद० । 

अनुकूलित (वि०) [अनुकूल+ इतच्‌] जिसका स्वागत 
सत्कार होता है, सम्मानित-मन्त्रिणो नैगमाश्चैव यथा- 
हँमनुकूलिता:--रा० ७।७४।६ । 

अनुक्रमः [अनु ]-क्रम्‌ ।-घडा,] दैनिक व्यायाम अश्वान्‌ 
रक्षत्यनुक्रमः महा० ११२६३ । 

अनुक्षयम्‌ (अ०) हर रात, प्रतिरात्रि । 

अनुगीता (स्त्री०)) महाभारत के चौदहवें पवे का एक 
अंश । 

अनुघट्ट, (भ्वा०) लम्बाई की ओर से सहलाना, रगड़ना 

अनुजनः [अनु + जन्‌ +अच्‌] सेवक, अनुचर । 

अनुज्ञात (वि०) [अनु--ज्ञा+क्त] शिक्षित, शिक्षाप्राप्त 
-र्‍शिष्याणामखिलं कृत्स्नमनुज्ञात ससंग्रहम्‌ महा? 
१२।३१८।२४ । 

अनुत्कट (वि०) [अन्‌ +-उद्‌--कटच्‌] छोटा, थोड़ा । 

अनुत्तालः [अन्‌ +- उद्‌+-तल्‌--घव्म_] मधुर स्वर, रसीछा 
गान । 

अनुदिशम्‌ (अ०) [प्रा० स०] प्रत्येक दिशा में । 

अनुद्रष्ट (वि०) [अनु--दृश्‌+-तृच्‌] हितैषी - अनुसूयुरनु- 
द्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहित: - रा० २।१००।११। 

अनुद्य (वि०) [ अनू+वद्+पणप्यत्‌ ] अनुच्चारणीय -- 
पा० ३।१।१०१ सि०। 

अनुधूपित (वि०) (वेद०) खुशामद से फूला हुआ, 
उद्धत । 


अनुनाथनम्‌ [अनु ]-नाथ्‌ ल्युट्‌] प्रार्थना, याचना, अनु- 
नय यूवाभ्यामनुनाथने मिथः--ने० १६।६४। 

अनुनिज्ञोथम्‌ (अ०) आधी रात के समय । 

अनुनेय (वि०) [अनु-~-नीञ-यत्‌| अनुसरणीय, अनुशील- 
नीय । 

अनुपस्कृत (वि०) [अन्‌ +-उप--कृ+-क्त, सुडागमः] 
जिसकी बुद्धिमत्ता में कोई सन्देह न किया जा सके 
> तस्मात्स्वधर्ममास्थाय सुब्रताः सत्यवादिनः । 
लोकस्य गुरवो भूत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृताः-महा० 
१२।११।२५ 2. स्वार्थं को दूर रखने वाला देह- 
त्यागोऽनुपस्क्ृतः- मनु० १०।६२ । 

अनुपात्ययः [अन्‌ --उपञ-इ-{-अच्‌] किसी व्यवस्था का 
अनुपालन करना, अपनी बारी से अपना कार्य करना | 

अनुपालः [अनु +-पाल्‌+-अच्‌] (घोड़े आदि पशुओं का) 
रक्षक, पालक । 

अनुप्रकीणे (वि०) [अनुप्र+-कृ+-क्त] पूर्णतः व्यस्त, 
आच्छादित सोत्कण्ठेरमरगणेरनुप्रकीर्णानू--कि० ७। 
२1 


अनुप्रभवः [अनुप्र+- भू {-अप्‌] जन्म-मरण का -चक्र । 

अनुप्रवण (वि०) [अनु--प्रु+-ल्युट्‌] रुचिकर, सुहावना 
-कौतूहलानुप्रवणा हर्ष जनयतीव मे-महा०१२।३७।३। 

अनुप्रहित (वि०) { अनु प्र+-घा+-क्त ] निश्चित, 
नियत ` प्रियेषिणानुप्रहिता: शिवेन-कि० १७।३३। 

अनुभाजित (वि०) [अनु--भज + णिच्‌-क्त] पूजा किया 
गया । 

अनुभू (भ्वा०) (वेद०) अनुकूल आचरण करना । 

अनुभावित (वि०) [अनु-- भू-| णिच्‌ + वत] अनुभवशील, 
प्ररक्षित । 

अनुभत्‌ं (पुं) [अनु+-भृ+तृच्‌] भरण पोषण करने 
वाला, पालन पोषण करने वाला । 

अनुमन्त्रित (वि०) [अनु मन्त्‌ -!-क्त] संस्कार किया गया, 
विनियुक्त । 

अनुमात्रा (स्त्री०) प्रस्ताव, संकल्प । 

अनुयुज्‌ (रुध्‌ ०) प्रार्थना करना, याचना करना-धातं राष्ट 
महामात्यं स्वयं समनुयुङ्क्ष्महे - महा० ५।७२।३ । 

अनुयुञ्जक (वि०) [अनुयुज्‌ + ण्वुल्‌] ईर्ष्यालु, डाह करने 
वाला । 

अनुराद्ध (वि०) [अनु+-राघ्‌+-क्त] सम्पन्न, अवाप्त । 

अनुरुद्ध (वि०) [अनु--रुध्‌+-क्त] 1. रोका हुआ । 
2. विरुद्ध 3. शान्त किया हुआ, सान्त्वना दिया हुआ । 

अनुलोमग (वि०) [अनुगतः लोम, गम्‌--ड] सीधा जाने 
वाला, सीधा चलने वाला । 

अनुवाक: [अनूच्यते इति, वच्‌+-घञ्ञ्‌, कुत्वम्‌] ब्राह्मण 
ग्रन्थों का एक अध्याय, या प्रभाग ! 

अनुविषयः [अनु +-विञ-सि-{-अच्‌, षत्वम्‌] रुचि, स्वाद । 

अनुवृत्‌ (सकमक क्रिया के रूप में प्रयुक्त) सेवा करना, 
पुजा करना--सूर्य चैवान्ववतंत--रा० ७।१०।८ । 

अनुशाला (स्त्री) उपकक्ष, छोटा कमरा । 

अनुशिष्ट (वि०) [अनु--शास्‌-+ क्त] 1. सुप्रशिक्षित, 
"तस्मात्‌ पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः- बृ० १।५।१७ 
2. पूछा गया इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दमुदीरयन्‌ 
“एरा० ६।३०।४ 3. आदिष्ट, निदिष्ट--अनुशिष्टो- 
अस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना--रा० १।२६।३ । 

अनुशायिन्‌ (वि०) [अनु--शी--णिच्‌--इनि] साथ-साथ 
फेला हुआ । 

अनुश्रविक (वि०) [अनु (श्रुस अप) श्रव--ठन्‌] शास्त्रों 
से संग्रह किया हुआ--पा० यो० १११८ । 

अनुषत्य (वि०) [प्रा स०] (वेद०) जो सत्य के अनुरूप 
हो सके । 

अनुसमयः [अनु सम्‌ +-इ¬-अच्‌] भिन्न-भिन्न व्यक्ति या 
प्रसद्ध के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवहार करना । इसके 
तीन प्रकार है- पदार्थानुसमय, काण्डानुसमय और 
समुदायानुसमय । 


( १२१३ ) 


अनुसंघानम्‌ [अनु--सम्‌--घा--ल्युट्‌| गवेषणा, खोज । 

अनुसंधिः [अनु +- स्म्‌ + धा +- कि] पूछ ताछ-नै ० २१२९ । 

अनुसंसृतिः [अनु+-सम्‌+-सू+-क्तिन्‌] जन्म मरण की 
आवृत्ति । 

अनुसंस्था (म्वा०) अनुगमन करना, अनुसरण करना । 

अनुसंस्था (स्त्री०) सती प्रथा । 

अनुसृत (वि०) [अनु +-सृ-+ क्त] 1. अनुगत 2. चून वाला, 
टपटप गिरने बाला--उष्णादितां सानुसृतास्रकण्ठीम्‌ 
रा० ५।५।२५ । 

भनूक्यम्‌ (वेद०) [अनु --उच्‌ समवाये क निपातः कुत्वम्‌, 
यत्‌] रीढ़ की हड्डी, कशेरुकीय, मेरुदण्ड । 

अनूपय्‌ (म्वा०) बाढ़ ला देना, भर देना--अनूपयामास 
विदर्भजाश्रुती - नै० १२।६९। 

अनेकपद (वि०) [न० ब०] अनेक संख्याओं से युक्त, बहुत 
से अवयवों से बना हुआ । 

अन्तः [अम्‌ +तन्‌] अन्तिम अंश, अवशिष्ट अंश तेऽनया 
कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति--बृ० २।४।१। सम० 
~ ओष्ठः अधरोष्ठ, निचला होठ, - चक्रम्‌ शकुन, 
तथा भविष्यसूचक भाव का जानना कौ० अ०, 
~-परिच्छदः बतन के ऊपर कलई आदि की परत 
रखना । 

अन्तवान्‌ (पु) [अन्त - मतुप्‌, मस्य यत्वम्‌] दिशाओं का 
स्वामी (दिगन्तानामीश्वरः) --महा० ३।१९७।५ । 


अन्तर्‌ (अ०) [अम्‌+-अरन्‌, तुडागमश्च] (इसका प्रयोग 
घातुओं के साथ उपसर्ग की भांति होता है, और इसे 
गति माना जाता है) अन्दर, में, भीतर । सम० 
—भङ्कम्‌ (अन्तरङ्गम्‌) जो अत्यन्त घनिष्ठ सम्बंध 
रखता है या जिससे ऊपरी संबंध न होकर घनिष्ठ 
संबंध रहता हूँ अन्तरङ्गबहिरङ्गयोरन्तरङ्गं बलीयः 
"मम सं० १२।२।२९ पर शा० भा०,-गभिणीन्यायः 
इस न्याय के अनुसार जब एक बात के भीतर दूसरी 
बात छिपी रहती है जैसे गर्भाशय में गर्भ, तब इसका 
प्रयोग होता है-मी० सू० १०।३।६२ पर शा० भा०, 
~` जानुशयः जो अपने हाथों को घुटनों के बीच में रख 
कर सोता है-अन्तर्जानुशयो यस्तु भुञ्जते सक्तभाजनः 
-“महा० ३।५००।७५,---मुख (वि०) जिसकी 
दृष्टि अन्दर की ओर होती है--अन्तर्मुखा: सततमा- 
त्मविदों महान्तः-विश्व० १३९, -. बेशिकः अन्तः 
पुर का अधिकारी --समुद्रमूपकरणमन्तर्वेशिक हस्ता- 
दादाय परिचरेयुः-कौ० अ० १।२१। 

अन्तरम्‌ [अन्तं राति ददाति-- रा-- क] स्तम्भतल का 
अङ्गमूल (आधार) से सन्धान करना । 

अन्तारः [अन्त ~-ऋ+-अण्‌ | गडरिया, गोपाल -- श० चि०। 

अन्ध: [अन्ध }-अच्‌] 1. जिसे आँखों से दिखाई न दे, अंधा 
अन्धः क्षुधान्थोप्यसौ-- विश्व १०१ 2. अस्पष्ट, 


घृघला - निःः्रासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते 
रा० ३।१६।१३ । 

अन्नंभट्ठः तर्कसंग्रह नामक पुस्तक के रचयिता का नाम । 

अञ्नाद (वि०) [अन्नमत्तीति - भद्‌ +अच्‌] अन्न के खाने 
वाळा अहमन्नादः - तँ० १।७। 

अन्य (वि०) [अन्‌ अध्ूयादि? य] दूसरा, और, भिन्न । 
सम०--अन्य (वि०) आपसी, पारस्परिक, दे० 
अन्योन्य, - अषदेशः किसी और के बहाने अप्रत्यक्ष 
उक्ति । 

अन्वन्तः [अनु +-अन्तः] शय्या, सोफा, मंच, ऊंचा आसन--- 
मान० १६।४३ । 

अन्वर्थनामन्‌ [अन्‌ + अर्थ+-नामन्‌| जिसका नाम उसके 
अपने चरित्र के अनुसार यथार्थ हे, यथा नाम तथा गुण 
वाला । 

अन्वारभ्‌ (अन्‌+-आ¬-रभू) (भ्रा आ०) (वेद०) 
अनुरंजन करना, अनुकूल करना, प्रसन्न करना-अग्नि- 
मन्वारभामहे । 

अन्वाहार्यं (वि०) [अनु+आ¬-हृ-+णिच्‌ञ+-यच्‌] जो 
क्रिया बाद में की जाय । 

अन्वयर्बाजतः [पं० त०] नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति, अघम, 
ओछा-- लक्ष्मी प्राप्पेवान्वयर्वाजतः रा०। 

अन्वयाथिन्‌ (वि०) अपत्य, वंशज, सन्तान । 

अन्वित (वि०) [अनु+- इ-क्त] युक्त, योग्य-- तपसा 
चान्वितो वेषः. रा० ५।३३।१३ । 

अन्वीक्षिक (वि०) [अनु० --ईक्षा-ठक्‌] हितैषी, बुरा 
भला देखने वाला--प्रजान्वीक्षिकया बुद्धया श्रेयो 
हचस्य विचिन्तयन्‌ रा० ७।३।४ । 

अप्पित्तम्‌ (अपांपित्तम्‌) अग्नि, आग ! 

अप (उप०) [न पाति रक्षति षतनात्‌ पा-ड] धातुओं से 
पूर्व उपसग के रूप में प्रयुक्त होता हे- अर्थ होता है, 
ह्लास, कमी, विकृति, विरोध, अभाव आदि । सम० 
अङ्कः अन्त, समाप्ति, - अस्त (वि०) परित्यक्त, 
दूर फेंका हुआ,-- आकीर्ण (वि०) दूर फेंका हुआ, 
अस्नीकृत,--कोतिः बदनामी, कलंक, कोष (वि०) 
आच्छादन रहित, म्यान से पृथक्‌ की हुई कोई वस्तु, 
"टीक (वि०) 1. जिसे किसी भाष्य या टीका की 
सहायता प्राप्त न हो 2. (अ+-पटीक) जिस पर 
कोई ढकना या पदार्थ न हो,- दश (वि०) झालर 
या मगजी न लगा हुआ (वस्त्र) -तथा न्यायधृतं धार्य 
न चापदशमेव च महा० १३।१०४।८६,-- दानम्‌ 
[अप ¬-दे~-ल्युट्‌] वह आख्यायिका जिसमें भूत और 
भावी जन्मों का वर्णन हो,- देशः भय, खतरा 
~ अपदेशः पदे लक्ष्ये स्यात्प्रसिद्धनिमित्तयोः। औदार्य 
शौयंधेयंषु निःसीमव्यपदेशयोः-- नाना ०,-- द्रुतम्‌ झुक 
कर भागना, दौड़ना--रा० ६।४०।२५,. नयः अने- 


( १२१४ ) 


तिकता, दुष्टाचरण,-नयन: अन्याय, अनुचित | 
श्वण राजन्‌ स्थिरो भूत्वा तवापनयनो महान्‌--महा ० 
६1४९२२,-- नी (भ्वा०) दुव्येवहार करना --शत्रौ 
हि साहसं यत्तत्किमिवात्रापनीयते--रा० ६1६४) १०, 
- छीन (वि०) गुप्त, छिपा हुआ--औषसातमभयाद- 
पलीनम्‌ --कि० ९1११,--वत्स (वि०) बिना बछडे 
का, बत्सय्‌ (ना० घा०) ऐसा व्यवहार करना जैसा 
कि बिना बछड़े वाले के साथ किया जाता है, (न 
बहुत प्यार, न निर्दयता),- वरः अन्दर का कमरा, 
सुरक्षित कक्ष - नै० १८१८, महा० १२।१३९-४०, 
--वर्गः अवसान, अन्त, - बल्गित (वि० ) निलम्बित, 
छटकाया हुआ, - शूद्र: जो शूद्र न हो, द्विज,--ष्ठु 
(वि०) 
पठत: पाठ्यमधिगोष्ठि शठस्य ते ` नैश १७९६, 
सज्‌ (तुदा०) छोड़ना, त्यागना,-- स्वानः झंझावात, 
आंधी,-- हारः संग्रह, अवाप्ति । 

अपराक्‌ (अ०) 1. के सामने 2. पश्चिम की ओर । 

अषरान्तः [न° ब०] द्वीप वासी । 

अपरापरम्‌ (अ०) [अपर--अपर) आगे और आगे, फिर । 

अपाठय (वि०) [न० ब०] जो पढ़ा न जा सके । 

अपाणिग्रहणम्‌ [न० त०] ब्रह्मचयं । 

अपादानम्‌ [अप्‌ +-आ¬-दा-ल्युट्‌] स्रोत, कारण - नै० 
२२।१४१ । 

अपारवार (वि०) [न० ब०] असीम, - अपारवा रमक्षोम्यं 
गाम्भीर्यात्सागरोपमम्‌ -- रा० ५1३८४० | 

अपिनद्ध (वि०) [अपि नह --क्त] बन्द, ढका हुआ, गुप्त । 

अपिपरिक्लिष्ट (वि०) [अपि परि ञ-क्लिश्‌ - क्त] अत्यन्त 
उत्पीडित, तंग किया हुआ । 

अपिस्वित्‌ (अ०) प्रश्‍नसूचक अव्यय । 

अपीत (वि०) [अपि--इ--क्त] 1. विलीन, अन्तर्गत 
-छोकानपीतानूद दृशे स्वदेहे-भाग० ३1८1१२ 2. मृत! 

अपुतिः (स्त्री०) [अ--पृ--क्तिन्‌] कार्य का पूरा न 
करना । 

अपूविन्‌ (वि०) (पुर्वी) जिसने विवाहित जीवन का 
अपनी पत्नी के साथ इससे पहले उपभोग न किया हो 
-“अंपूर्वी भार्यया चार्थी वरुणः--रा० ३।१८।४। 

अपृसक्त्विन्‌ (वि०) जो पुरुष और प्रकृति के भेद को नहीं 
समझता--“पृथक्त्वं पुंप्रकृत्योविवेक:, तदस्यास्तीति 
पृथकृत्वी, तदन्यस्य” नील०; वर्णाश्रमपृथक्त्वे च 
दृष्टार्थस्यापृथक्त्विन:--महा ० १२।३०८।१७७ । 

अपेहि (अप--एहि१/इ लोट्‌, म० ए० ) इर हो, जाओ 
"¬अम्बष्ठापेहि मार्गात्‌ --नारा० । 

अपोहित (वि०) [ अप-- उह +ंणिच्‌- क्त ] 1. हटा 
हुआ, दूर किया हुआ--न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्‌ 
““कि० २।२७ 2. वादविवाद में निराकृत । 


[अपञ-स्था+-कु] गलत, त्रुटिपूर्ण -- अपष्ठु 


अप्रकट (वि०) [न० ब०] जो प्रकट या व्यक्त न हो, 
जो स्पष्ट या प्रदर्शित न हो । 

अप्रख्यता | न० त० ] बदनामी, अपकोति--महा० १२। 
१५८।५्‌ । 

अप्रचोदित (वि०) [ अ--प्रश-चुद्‌--णिच्‌--क्त ] जिसे 
अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन न मिला हो, अनादिष्ट । 

अप्रज्ञात (वि०) | अ--प्र--ज्ञा क्त ] अज्ञात, जो समझ 
में न आया हो - आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
“+मनु० १५ । 

अप्रतिम (वि०) [न० ब०] अनुपयुक्त, --तस्सात्त्वया 
समारब्धं कर्म ह्यप्रतिम पर॑:--- रा० ६1१२1३५ | 

अप्रतिषेधः [ न° त० ] वह आक्षेप जो विश्वासोत्पादक न 
हो, अवध निराकरण । 

अप्रतिहतः देवताओं का एक प्रकार - अपराजित-अप्रतिहत- 
जयन्त-वेजयन्त कोष्ठकान्‌ ` "पुरमध्ये कारयेत्‌-कौ० 
अ० २४] 

अप्रवृत्त (वि०) [ अ+-प्र-+-वृत्‌ +क्त ] 1. जो किसी कार्य 
में व्यस्त न हो 2. जो संस्थित या प्रतिष्ठापित न हो 
3. अनुपयुक्त । 

अप्रसहिष्णु (वि०) 
किया जा सके, 
~ जगत्प्रभोरप्रसहिष्णु वेष्णवम्‌ 
१।५४। 

अप्राज्ञ (वि०) [ न० ब०] जो जानकार न हो अज्ञानी । 

अप्रादेशिक (वि०) [ न० ब० ] 1. जो कोई सुझाव न दे 
सके 2. किसी प्रदेशविशेष से सम्बन्ध न रखता हो । 

अप्राधान्य (वि०) [ न० ब० ] जिसका कोई महत्त्व न 
हो, गौण । 

अप्रोक्षित (वि०) [ न० ब० ] जहाँ छिड़का न हुआ हो, 
जो पवित्र न किया गया हो । 

अप्रोट; एक पक्षिविसेष, कुकुडकुंभा । 

अप्सुयोनिः [ अलुक्‌ समास ] जो जल में पैदा हुआ हो, 
घोड़ा । 

अबद्धवत्‌ (वि०) [ अ--बन्ध्‌ +-क्तवतु ] अर्थहीन, जो 
व्याकरणसम्मत न हो--यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि 

-भाग०१।५।११। 

अवधा (स्त्रीश) किसी त्रिकोण की आधार रेखा का छिन्न 
अंश या खण्ड | 

अबाधित (वि०) [ न० ब० ] बाघारहित, निर्बाध, अनि- 
यन्त्रित, अनिराकृत । 

अबीज (विऽ) [ न० ब० ] 1. नपुंसक, निर्वीयं 2. अका- 
रण,-जः (न° त०) मन पर नियन्त्रण, --ज्ञा एक 
प्रकार के अंगूर,--जम्‌ अनुत्पादक बीज । 

अभय (वि०) [ न० ब० ] प्रतिमा के हाथ की मुद्रा जो 
भक्त की रक्षा सूचित करती है। सम०- वरद: 


[ अध्र+सह --इष्णुच्‌ ] जो सहन न 
जिसका मुकाबला न किया जा सके 
(चक्रम्‌) --कु० 


( १२१५ ) 


रक्षण और वर के देने वाला-त्वदन्यः पाणिमभयवरदो 
देवतगणः--सौ ० । 

अभवत्‌ (वि०) [अर्नभू--शतृ ] अविद्यमान । सम० 
~ झतयोगः--संयोगः, (काव्य) रचना का दोष 
--इसके अनुसार शब्द और अर्थ का अभिप्रेत संबंध 
अपेक्षित रहता है जैसे--ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी 
मनोभवः-में यत्‌' और 'तदा' का संबन्ध । अन्य 
उदाहरणों के लिए दे० सा? द० ५७५ पृष्ठ । 

अभवनिः जन्म का न होना--हरि०७॥ 

अभागिन्‌ (वि०) [ न० ब० | 1. अनम्यस्त--सहते यातना- 
मेतामनर्थातामभागिती -रा० ५1१६1२१ 2. जिसका 
कोई भाग न हो । 

अभिकर्षणम्‌ [ अभि--कृषूसल्यूट्‌ ] कृषि का एक 
उपकरण । 

अभिगृध्त (वि०) प्रबल लालसा से युक्त, इच्छुक । 

अभिजित्‌ (पुं ) [ अभि--जि--क्विप्‌ ] पुनर्वसु का पुत्र 
--हरि०, पुनवेसु के पिता का नाम - वि० पु०। 

अभिज्ञात (वि०) [ अभि--ज्ञा+-क्त ] जानकार, ज्ञाता, 
जानने वाला । 

अभित्वरमाणकः [ अभिञ-त्वर्‌+शानच्‌, कन्‌ ] दूत, 
संदेशहर । 

अभिदेवनम्‌ [ अभि--दिव्‌--ल्युट्‌ ] पासे से खेलने की 
बिसात -महा० । 

अभिद्र (वि०) [ अभिद्रह,--क्त ] आहत, सताया हुआ। 

अभिधानम्‌ [ अभि +-धा-(-ल्युट्‌ ] गीत, गायन--षट्पाद- 
तन्त्रीमधुराभिघधानम्‌- रा» ४।२८।३६। सम० 
-बिप्रतिपत्तिः शब्द और अर्थ का बेतुकापन, असंगति 
>-मी० सू० ९।३।१३ पर शा० भा० । 

अभिनन्दः (पुं) 1. अमरकोश के एक टीकाकार का नाम 
2. योगवासिष्ठसार के रचयिता का नाम । 


अभिनवकालिदासः आधुनिक कालिदास, यह पद किसी 
उत्तम कविको दिया जाता है; माधवीय शंकर 
विजय का नाम । 

अभिनवगुप्तः नाट्यशास्त्र और ध्वन्यालोक का प्रसिद्ध 
भाष्यकार 1 

अभिनिष्यन्दः [ अभि निञ-स्यन्द्‌ + घडा ] टपकना, चूना । 

अभिनुन्न (वि०) [ अभिञ-नुद्‌न-क्त | आहत, क्षुब्ध । 
—खिन्नदण्डकाष्ठाभिनृन्ना ङ्गी-महा० १४।५८।२९। 

अभिपन्न (वि०) [ अभि+-पद्‌ञ-क्त | 1. स्वीकृत, 
स्वीकार किया हुआ (अथवा उपपन्न) 2. प्ररक्षित 
= महा० १।५०।२० । 

अभिषातः [ अभिपत्‌ +णिच्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. उन्नत होना, 
उछलना -- वियदभिपातलाघवेन 2. पतन, विनाश । 

अभिषुतम्‌ [ अभि +-पृ+-क्त ] जो पूर्णतः सम्पन्न हो चुका 
हुं-अथ० ९।५।१३ । 

१५३ 


अभिप्लुत (वि०) [ अभि+प्लु+-क्त ] 1. (भावनाधिक्य 
से) अभिभूत, व्याकुल 2. स्वीकृत । 

अभिमन्यमान (वि०) | अभिमन्‌ +-शानच्‌ ] किसी वस्तु 
पर अवैध अधिकार का इच्छुक--ब्राह्मणकन्यामभिम- 
न्यमानः-कौ० अ० १।६। 

अभिमन्युः (पुं०) चाक्षुष मनु के एक का नाम । 

अभिरम्भित (वि०) [ अभिरभ्‌ ]-क्त | पकड़ा हुआ, जकड़ा 
हुआ--कश्मल महदभिरम्भितः -- भाग ० ५1८1१५) 

अभिराधनम्‌ [ अभिराध्‌+ल्युट्‌ ] प्रसन्न करना, अनुकूल 
करना--महा० ३।३०३।१४। 

अभिलम्भनम्‌ [ अभिलम्म्‌ +ल्युट्‌ ] अधिग्रहण करना 
--शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्भनम्‌ भाग० 
९३1२३ 

अभिवक्त (वि०) [ अभिवच्‌ --तृच्‌ ] जो अभिमानपूर्वक 
या हेकड़ी के साथ बोलता हे--महा० १२।१८०।४८। 

अभिज्लीत (-इयात) (वि०) [ अभि--श्यै--क्त--पा० 
६।१।२६ ] शीतल, ठण्डा । 

अभिश्रुत (वि०) [ अभिश्नु +-क्त ] प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

अभिइवैत्य (वि०) [ अभितः ३वेत्यं शुद्धचारित्यादिरयस्य 
~ न० ब० ] विशुद्ध चरित्र वाला, सदाचारी । 

अभिषक्त (वि०) [ अभि+-सञ्ज्‌+-क्त ] 1. भूत प्रेतादि 
से आविष्ट 2. अपमानित, पराभूत 3. तिरस्कृत, 
अभिशप्त । 

अभिषद्भः [ अभिसङ्ज्‌ --घडा, ] मानसिक क्षोभ की स्थिति 
उच्चारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ --महा० ५।३०।१। 

अभिषिक्त (वि०) [ अभिषिच्‌ +-क्त ] राजसिहासन पर 
बिठाया हुआ, अभिमन्त्रित जलों से स्वान, राजगद्दी 
पर आसीन कराया गया । 

अभिषेचनम्‌ [ अभिषिच्‌ +-ल्युट्‌ ] राजतिलक करने की 
तैयारी--रा० २।१८।३६। 

अभिष्टवः [ अभि--स्तु--अच्‌ ] स्तुति-रामाभिष्टव 
संयुक्ता:--रा० २।६।१६। 

अभिष्टुत (वि०) [ अभि--स्तुञ-क्त ] 1. जिसकी स्तुति 
की गई हो, जिसका कीतिगान किया गया हो 2. जिसका 
राज्याभिषेक कर दिया गया हो--ओड्काराभिष्टुतं 
सोमसलिलं पावनं पिबेत्‌-याज्ञ० ३।३०६। 

अभिसंहरणम्‌ [ अभि+-सम्‌+-ह्‌ञ-ल्युट्‌] क्षतिपूर्ति--कौ ० 

|| 


अ० ५ 

अभिसंहित (वि०) [ अभि--सम्‌--धा--क्त ] सम्मिलित, 
सम्बद्ध - रा० ७।८०।११ 

अभिसमापन्न (वि०) [अभिसम्‌--आ --पद्‌--क्त] आमने 
सामने होने वाला, सामने होकर मुकाबला करने 
वाला --तुदत्यभिसमापन्नमडगुल्यग्रेण लीलया--रा० 
३।१९।३। 

अभिसरी (रिः) (स्त्रीश) 1. पीछा करना--असुरपुरवघे 


( १२१६६ ) 


गच्छन्त्यभिसरीम्‌ -प्रति० ३७ 2. सहायता के | 
जाना । 

अभिहारः [अभि-- हू-- घडा, | निकट लाना--अभिहारो$- 
भियोग चु' 

अभूयः संनिवृत्ति: (स्त्रीश) फिर वापिस-न आना, जन्म- 
मरण के चक्र से छुटकारा--गतिस्त्वं वीतरायाणामभूयः 
संनिवृत्तये---रघु० १०।२७ । 

अभ्यवपद्‌ (दिवा आ०) रक्षा करना--ततस्तामभ्यवपत्तु- 
कामो यौगन्धरायण:--स्वप्न० । 

अभ्यवमन्‌ (दिवा० आ०) निरादर करना, तिरस्कार 
करना । 

अभ्यवमन्ता | अभ्यव + मन्‌ + तृच्‌ ] अपमान करने वाला । 

अभ्यवहारः [ अभ्यव-- हू + घडा ] खाने के योग्य, खाद्य 

शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च रा० 

४।५०।३५ । 

अभ्यसनीय (वि०) [ अभ्यस्‌ -अनीय, ष्यत्‌ वा] 

अभ्यस्य आवृत्ति करने के योग्य, अभ्यास करने के 
लायक, अभ्यास किये जाने के लिये । 

अभ्याकाशम्‌ (वि०) [ प्रा० स० ] आकाश के नीचे विना 
किसी आवरण के--अहःसु सततं तिष्ठेदभ्याकाशं 
निशां स्वपन्‌ - महा० १२।३५।३८। 

अभ्याचक्ष्‌ (भ्वा० प०) 1. ध्यान देना 2. बोलना । 

अभ्युपपन्न (वि०) { अभि+-उप--पद्‌ --क्त ] 1. पहुँचा 
हुआ, पांस गया हुआ 2. भय से आरक्षा के हेतु निकट 
गया हुआ--अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्र भवानायंचारु- 
दत्त इति श्रूयते--मृच्छ ७ । 

अश्नमुः (स्त्री) ऐरावत हाथी की प्रिया हथिनी प्रेमा- 
सदाश्रमुः-हर° ३१२९, अश्रमुवल्लभः --नै० 
१।१०८। 

अभ्रयस्ती (स्त्री) [ अश्र --शत्‌ +-डीप्‌ ] 1. बादलों से 
युक्त वर्षा ऋतु को लाने वाले 2. कृत्तिका नक्षत्रपुंज । 

अम्‌ (वेद०) (भ्वा० पर० ) भयङ्कर होना, भययुक्त 
होना -- वराहमिन्द्र एभुषम्‌ ` ऋ० ८।७७।१०। 

अमण्डित (वि०) [ न० ब० 1 अनलंकृत, न सजा हुआ । 

अमत्सर (वि०) | न० ब० ] जो ईर्ष्या न करे, जो घृणा 


अदित (वि०) [ मृद्‌-क्त, न० त० ] जो मसला न 
गया हो, जो दवाया न गया हो । 

असमंवेधिता (स्त्री०) ममंस्थानों पर न आघात करने का 
गृण, दूसरों की भावनाओं को अपने वाग्बाणों से 
छेदना (तीर्थकर के ३५ वाग्गुणों में से एक) । 

अमा [ न+-मा+-क ] अमावस्या । सम० ~-वसुः "पुरुरवा 
के वंश का एक राजा,--सोमवारः वह सोमवार जिस 
दिन अमावस्या हो,-- ब्रतम्‌ अमावस्या वाले सोमवार 
को रक्खा जाने वाला ब्रत,--हठः एक सर्पराक्षस 
का नाम- महा० । 

अमित्रकम्‌ [ नऽ त० ] 1. शत्रुतापूर्ण कार्य,---राजानमिम- 
मासाद्य सुहुच्चिह्वममित्रकम्‌ - रा» ६।६५।७ । 

अमुद्र (वि०) [न० ब०] सीमारहित, -- अमुद्रदारिद्रच- 
समुद्रमग्ना---ने० ६।६५।७। 

अमूर्तेरजस्‌ (पुं०) कुश का एक पुत्र। इसकी माता का 
नाम वेदर्भी था । 

अमुज (वि०) [न० ब०] जिसने स्नान नहीं किया हे 
~-परिक्लिष्टेकवसनाममृजां राधवप्रियाम्‌ - - रा» ६। 
८१।१०। 

अमृत (वि०) [न+मृ--क्त] 1. जो मरा हुआ नहीं 
2. जो अमर हे । सम०--अंशुकः एक प्रकार का 
रत्न - कौ० अ० २।११, - अग्रभूः इन्द्र का घोड़ा, 
उच्चैः श्रवा, अमृताग्रभुवः पुरेव पुच्छम्‌--शि० २० 
४३,--ईशः (अमृतेशः) शिव का नाम---उपस्तरणम्‌ 
अमृत समान भोजन करने से पूर्व आचमन करने का 
पानी, करः,--किरणः अमृत की किरणों वाला, 
चन्द्रमा, - नन्दनः मण्डप जिसमें ५८ स्तम्भ लगे हों 
` म० 1० २७०८, - नादोपनिषद्‌ एक छोटी 
उपनिषद्‌ का नाम,--बिन्दूपनिषद्‌ अथवं वेद की एक 
छोटी उपनिषद्‌, --मूतिः चन्द्रमा --आप्याययत्यसौ 
लोकं वदनामृतमूतिना -- भाग० ४।१६।९ । 

अमृषोद्यम्‌ [न-+-मृषा--वदु--पण्यत्‌] सत्य उक्ति - भट्टि? 
६१५७ । 

अमोध (वि०) [न० त०] 1. अचूक 2. अव्यर्थ । सम० 
~ अक्षो (स्त्री) (अमोघाक्षौ) दाक्षायणी का नाम, 


न करे, जो निरीह रहे -यद्यद्रोचते विप्रेम्यस्तततदृद्या- नन्दिनी शिक्षा की एक पुस्तक का मूलपाठ, 

दमत्सरः--मनु० ३।२३१, भक्तैकवत्सलममत्सरहूत्सु ~ वर्ष चालुक्यवंशी एक राजा का नाम । 

भान्तम्‌-नारा० २१।५ । अम्बराधिकारिन्‌ [अम्बराधिकार+णिनि] राजदरबार का 
अमर (वि०) [ सू पचाद्यच्‌ ] | न० त० ] जो मृत्यु को एक वस्त्राधिकारी ! 

माप्त न हो, अनश्वर,---रः (पुं०) देव, छुर । सम० | अम्बरोषकः [अम्ब्‌--अरिष--क नि० दीघं:) अन्तनिहित 

गुरु बृहस्पति, बृहस्पति नामक ग्रह,-- चन्द्र या गुप्त आग --उदपाना: कुरुश्रेष्ठ तर्थेवाग्बरीषका: 

'बालभारत' का रचयिता, -राजः इन्द्र, देवों का ण्महा० १।१५।१६। 

स्वामी । अम्बु (नपुं०) [अम्ब्‌ {-उण्‌] जल, पानी । सम... कन्दः 
भमरी (स्त्री) स्वर्गीय स्त्री, देवी-अमरीकबरीभार- एक जलीय पौधा, सिंघाड़ा, = कुक्कुटी जलीय मुर्गी, 


अरमरीमुखरीकृतम्‌-कुव० १। ~ देवम्‌, दैवतम्‌ पूर्वाषाढ नक्षत्र, नाथः समुद्र, 


( १२१७ ) 


--पत्तिः वरुण, वेगः पानीका बहाव, बाढ़ - यथा 
नदीनां बहवोःम्बुवेगा--भग० ११२८ । 

अम्बुजिनी (स्त्री०) [अम्बुज--णिनि--डीष|] कमल की 
बेल । सम० कुटुम्बिन्‌ (पुं०) सूर्य । 

अम्मय -( अप्‌+मय ) ( वि० ) जलयुक्‍त, जलमय 
“ने ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः 
--भाग० । 

अयन (वि०) [अय्‌-+स्युट्‌] जाने वाला, (प्रयोग प्रायः 
समस्त पदों में)। सम०- कलाः ग्रहणविषयक 
विचलन के लिए (मिनटों में) शोधन--सू ० सि०, 
` ग्रहः किसी ग्रह की देशान्तररेखा जब कि वह 
ग्रहण विषयक विचलन के लिए संयुक्त की गई हो, 
-“सु० सि०, - परिवृत्तिः अयन का बदलना-- अयन- 
परिवृत्तिव्यंस्तशब्देनोच्यते- मी० सू० ६1५1३७ पर 
शा० भा०। 

अयत्नसाध्य (वि०) जो बिना किसी कठिनाई के सम्पन्न 
हो जाय । 

अयत्नोपात्त (वि०) [अयत्न+-उपात्त] जो विना यत्न के 
प्राप्त हो जाय । 

अयथाभिप्रेताल्यानम्‌ (नपुं०) बुरे समाचार का ऊंचे स्वर 
से उच्चारण करना या अच्छे समाचार का मन्दस्वर 
में कहना अयथाभिप्रेताख्यानं नामाप्रियस्योच्चैः, 
प्रियस्य च नीचे: कथनम्‌ -सि०। 

अयस्‌ (वि०) [इ+-असुन्‌] जाने वाला, स्पन्दनशील । 
सम० कणपम्‌ एक प्रकार का अन्त्र जो लोहे की 
बनी गोलियों की बौछार करता ह अयःकणपच- 
कराश्च भुशुण्डचुयतवाहवः-महा० १।२२७।२५।, 
-+ पिण्डः तोप का गोला । 

अयोगः [न+-य्‌ज्‌--घव्य्‌] योगाभ्यास से विचलन, 
- दत्तस्त्वयोगादथ योमनाथः भाग० ६।८।१६। 

अयोनि (वि०) [न० ब०] अज्ञात माता-पिता की सन्तान 
= अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः -महा ० 
१३।१०३।३३ । 

अरकः [इयति गच्छत्यनेन --च + अच्‌ -| स्वार्थ कन्‌] 
पहिए का अरा । 

अरडा (स्त्री) एक देवी का नाम- गो० । 


अरष्यपवेन्‌ (नपुं०) महाभारत के एक अध्यग्य का नाम । 

अरन्ध्न (वि०) [न० ब०| जिसमें छिद्र न हों--सघन पयो- 
मुच इवारन्ध्रां:--कि० १५४० | 

अरव (वि०) [न° ब०] शब्दहीन, जिसमें से कोई 
आवाज न निकले । 

अरस (वि०) [न° ब०] 1. अरसिक, जो ललित कला 
को न सराह सके- किमस्या नाम स्यादरसपुरुषाना- 
दरश्वतः नै० 2. जिसमें कोई सत्व न हो, तेज न हो 
~ भरसो व्याधिजराविनाशधर्मा --बु० च० ५।१२। 


अरात्‌ (अ०) तुरन्त, तत्काल - वर्तन्ति यदनीत्या ते तेन 
साकं पतन्त्यरात्‌ - शुक्र ४४१२1६६ । 

अराम (वि०) [न० ब०] अरुचिकर, दुःखद । 

अरिकेलिः [क -+-इन्‌ञ- केल)- इन्‌] शत्रलीला, स्त्रीरमण 
--अरिकेलिः शत्रुलीला स्त्रीरत्योशचापि कीतितः 
--नाना० । 

अरित्रम्‌ [ऋ ¬-इत्रय-अरिञ-त्र, वा] कवच, जो शत्रुओं से 
रक्षा करे (अरिभ्यः त्रायते) नै० १२।७१ । 

अरीण (वि०) पूर्ण, भरा हुआ -स्वरमध्वरीणतत्कण्डः 
` नै० ६।६५। 

अरुज (वि०) [न० ब०] 1. जो रोग को नष्ट करे, रोग 
नाशक विषेभ्यः खलु सर्वेभ्यः कणिकामरुजां स्थिराम्‌ 
“सु० 2. नीरोग, पीडारहित । 

अरुणकेतुब्राह्मणम्‌ (नपुं) अरुण और केतुओं के ब्राह्मण 
का नाम । 

अरुणपराशराः (पु) एक बैदिक शाखा के अनुयायी 
-- भरुणपराशरा नाम झाखिनः--मे० सं० ७।१।८ 
पर शा० भा०। 

अर्द्ध (वि०) [न--रुधू--क्त] निर्वाध, जिसे रोका न 
गया हो, निविघ्न । 

अरुन्धतीदशनम्‌ (नपुं) विवाह संस्कार के अवसर पर 
की जाने वाली एक प्रक्रिया जिसके अनुसार दुलहन 
को अरुन्धती तारा.दिखलाया जाता हूँ । 

अरुन्धती दर्शनन्यायः यह एक न्याय है, इसके अनुसार “ज्ञात 
से अज्ञात की भांति क्रमिक शिक्षा ग्रहण की ओर संकेत 
किया गमा हे जैसे अरुन्धती को दिखलाने के लिए पहले 
किसी और ज्ञात तारे की ओर संकेत किया जाय । 

अरूप (वि०) (न° ब०) वह्‌ यज्ञ जिसमें रूप (द्रव्य और 
देवता) का अभाव हो । 

अरूपिन्‌ (वि०) [न--रूप--णिनि] आकाररहित, बिना 
किसी रूप का--बाघायासु्सन्यानामभ्रमेयानरूपिणः 

रा० १।२१।१६। 

अरोगत्वम्‌ [न० त०] रोग से मुक्त होने की स्थिति । 

अर्कः [अचन-घञ्ग्‌, कुत्वम्‌] 1. सूर्य 2. सूर्यकान्त मणि 
--अर्को्ऽ्कपर्णे स्फटिके--नै० 1 सम०--ग्रहः सूर्य- 
ग्रहण,--ग्रीवः इस नाम का एक 'साम'- पुष्पोत्तरम्‌ 
इस नाम का एक 'साम',--रेतोजः सूर्य का पुत्र रेवत; 
--लवणम्‌ यवक्षार । 

अर्घः [अर्घ +-धञ््‌] मूल्य, कीमत। सम०--अपचयः 
मूल्य कम हो जाना, कीमत गिर जाना,-- ईश्वरः शिव, 
निर्णयः मूल्य निर्धारण । 

अचेनानः (पुं०) अत्रिकुल से संबंध रखने वाला एक ऋषि । 

अजित (वि०) [अर्ज्‌ +क्त] अवाप्त, उपाजित--न मे पित्रा- 
जितं किञ्चिन्न मया किञ्चिदजितम्‌ । अस्ति मे 
हस्तिशेलाग्ने वस्तु पैतामहं धनम्‌-बे० दे० ' 


( १२१८ ) 


अर्जुनबदरः अर्जुन नामक पोघे का रेशा, तन्तु । 
अजंनसखिः [ब० स०] कृष्ण । 
अणेस्‌ (नपुं०) [ऋ--असुन्‌, नुट्‌] 1. पानी, जल 2. रंग 


--श्रीह्लीविभूत्यात्मवदद्भुताणंस्‌--भाग ० २1६४४ । 
सम०--जः (अर्णोजः) कमल --न्यर्णोदर्णोजनाभः, 
--रहम्‌ कमल, पद्म--वरगिरमुपकर्ण्यायमर्णोरुहाक्षी 
--उत्त० ७।९२। 


थे: [ऋ--थन्‌ ] विषय, पदार्थे, उद्देश्य, इच्छा, अभिप्राय । 


सम०--अतिदेशः (शब्दों के मुक़ाबले में) पदार्थों के 
विषय में लिद्ध, वचन आदि का विस्तार अर्थात्‌ एक 
विषय को ऐसा समझना मानों वे संख्या में बहुत हों, 
स्त्री को ऐसा समझना मानों वह पुरुष हो--त० वा०, 
--अनुपपत्तिः (स्त्री०) किसी विशेष अर्थ को मिका- 
लने या समझाने में कठिनाई,--अनुबन्धि भौतिक 
कुशलक्षेम से युक्त - तत्त्रिकालहितवाकयं धम्यंमर्था- 
नुबन्धि च--रा० ५॥५१!२१,--अभिघानम्‌ अभीष्ट 
अर्थं का प्रकट करता --त० वा० ३।१।२।५,-- अभि- 
धानम्‌ (वि०) जिसका नाम प्रयुक्त अर्थ से संबद्ध हो 
--अर्थाभिधानं प्रयोजनसम्बद्धमभिधानं यस्य, यथा 
पुरोडाशकपालमिति--मैं० सं० ४।१।२६ पर शा० 
भा०,--आतुरः जो लोभी होने के कारण सदेव 
धन एकत्र करने के लिए दुःखी रहता हो- अर्थातु- 
राणां न गुरुने बन्धुः,--काशिन्‌ (वि०) जो उपादेय 
दिखाई दे (परन्तु वस्तुतः वसा न हो),--काश्येम्‌ 
धनसंबंधी कठिनाई - निबेन्धसंजातरुषार्थेकाव्येमचिन्त- 
यित्वा--रघु० ५॥२१,--किल्विषिन्‌ (वि०) रुपये 
पैसे के विषय में बेईमान व्यक्ति,--कोविद (वि०) 
जो राजनीति के विषय में विक्षेषज्ञ हो, अनुभवी 
-उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः-रा० ६।४।८, 
--क्रिया 1. सार्थक कार्य, अर्थात्‌ जो कार्यं सचमुच 


किया ही जाना है (विप० शब्दोक्त क्रिया) असति 
शब्दोक्ते अर्थक्रिया भवति -मै० सं० १२।१।१२ पर 
शा० भा० 2. साभिप्राय क्रिया अर्थात्‌ मुख्य कार्यं, 
गतिः अर्थ या प्रयोजन को समझ लेना, अर्थावगम, 
--गणाः किसी उक्ति के अभिप्राय की खूबियाँ, 
--गृहम्‌ कोश, खजाना--हरि०,-- चित्रम्‌ अर्थो पर 
आधारित एक अर्थालंकार, दर्शकः अधिनिर्णायक, 
-- दृश्‌ (स्त्री०) सत्यता तथा तथ्यों का ध्यान रखना 
-नक्षेमं त्रिहोकगृरुरर्थंदृशं च यच्छन्‌ --भाग० १०।८६। 
२१,--द्वयविधानम्‌, ऐसी विधि जिसके दो अर्थ निक- 
रुते हों -- विधाने चार्थद्रयविंघानं दोषः--मे० सं० 
१०।८।७० पर शा० भा०,--पदम्‌ पाणिनि पर एक 
वातिक ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थम्‌--रा० ७।३६।४५, 
भावनम्‌ किसी विषय पर विचारविमर्श, - लक्षण 
(वि०) जैसा कि आवश्यकता या प्रयोजन के अनुसार 


निर्धारित हो (बिप० शब्दलक्षण), --विद्या सांसारिक 
पदार्थो का ज्ञान, विपत्ति: उद्देश्य की विफलता 
~-समीक्ष्यतामर्थविपत्तिमार्गताम्‌-- रा २।१९।४०, 
--विभ्रकर्षः अभिप्रेत अर्थ को समझने में कठिनाई, 
विभावक (वि०) धन का देने वाला-- विप्रेम्योऽर्थ- 
विभावकः-महा० ३।३३।८४,-ञ्ञालिन्‌ (वि०) 
घनी पुरुष, घनवान्‌,- संग्रहः लौगाक्षिभास्कर कृत 
मीमांसा के एक प्रकरण का नाम,--सतत्त्वम्‌ सचाई, 
~ कि, पुनरत्रार्थसतत्त्वम्‌-पा० ७।३।७२ पर म० भाळ, 
घन का उपार्जन करना 2. उद्देश्य में सफलता,- हानिः 
(स्त्री०) घन का नाझ,-- हारिन्‌ (वि०) धन के 
चुराने वाला, जो धन चुराता हे । 

अर्थात्‌ (अ०) [अर्थ का अपादान में ए० व०] सच तो यह 
हूँ कि, तथ्यतः । सम०-_ अधिगतम्‌ (अर्थादधिगतम्‌ ) 
संकेत द्वारा समझा हुआ,-- कृतम्‌ सचमुच किया हुआ 
-“न चार्थात्कृतं चोदकः प्रापयति मी० सू० ५।२।८ 
पर शा० भा० । 

अर्थ्यं (वि०) [अर्थ+-ण्यत्‌] 1. सच्चा, वास्तविक अर्थ्य 
विज्ञापयन्नेव - रा० ६।१२७।२५ 2. धन प्राष्त करने 
में चतुर--तमर्थमर्थशास्त्रज्ञाः प्राहुरर्थ्याः ` सुलक्ष्मण 
--रा० ३।४३।३३ | 

अर्थ (वि०) [ऋष्‌-+-णिच्‌--अच्‌] आधा । 

अर्धः [ऋध्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. वृद्धि 2. भाग, अंश, पक्ष । सम० 
--असिः एक घार की तलवार, छोटी तलवार 
= अर्धासिभिस्तथा खद्भे:-महा० ७।१३७।१५,-- कणेः 
अर्घव्यास, आघी चौड़ाई, चित्र (वि०) अधेपारदर्शी, 
एक प्रकार का अंशतः पारदर्शी पत्थर, - जीविका, 
ज्या, चाप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने 
वाली लम्बरेखा,-पञ्चम (वि०) साढ़े चार, 
-प्राणम्‌ दो भागों का ऐसा संघान करना जैसा कि हृदय 
के दो टुकड़ों का--मूलाग्रे कीलकं य॒क्‍तमधंप्राणमिति 
स्मृतम्‌ -मान० १७।९९,--मागधी प्राचीन जेन ग्रन्थों 
में प्रयुक्त प्राकृत बोली,--वायुः आंशिक पक्षाघात, 
एकांगी लकवा,--वृद्धिः किसी राशि पर देय ब्याज 
का आधा भाग,--शतम्‌ 1. पचास 2. डेढ़ं सौ- मैं० 
सं० ८।२६७,- समस्या श्लोक जिसका पूर्वार्ध एक 
ब्यक्ति बोले, तथा उत्तराघं दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा 
किया जाय--नै० ४।१०१,-- सहः उल्लू । 

अध्यं (वि०) [अघंन-य] अघूरा, जो अभी पुरा किया 
जाना हँ--अघा ते विष्णो विदुषा चिदध्ये:--ऋ० 
१।१५६।१ । 

अपित (वि०) [ऋ णिच्‌-क्त] 1. गागा गया, जड़ा 
गया-द्रुमाणां विविधः पुष्पः परिस्तोममिवापितम्‌ 
--रा० ४।१।८, रघु० ८८८ 2. उंडेली गई - हस्ता- 
पितेनेयनवारिमिरेव (शक्षाप)-रघु० ९।७८ 3. परि- 


( १२१९ ) 


वर्तित, सौंपा गया--चित्रापितारम्भ इवावतस्थे--कु ० 
३।४२ 4. प्रति पूर्वक--वापिस सौंपा गया--प्रत्यपित- 
न्यास इव--श०। 

अर्म;,--सँमूक्र +मन्‌]1. आँख का एक रोग 2. कब्रिस्तान । 

अर्माः (ब० व०) खंडहर, कूड़ाकर्कट । 

अर्वबाहः (पुं) [च+ वनिप्‌=अवेन्‌ नवह + घञा, 
न० ब०] घुड़सवार - आगच्छन्‌ गुरुतरगरवमर्ववाहँः 
-5शिव० २४।६४ । 

अर्वाक्तन (वि०) (अर्वाच्‌+तन) न पहुँचने वाला, पश्च- 
वर्ती,  प्रकृतिपुरुषयो रर्वाक्तनाभिर्तामरूपाभी रूप-- 
निरूपणम्‌--भाग० ५३४ | 

अह (वि०) [अह --अच्‌] योग्य समर्थ न त्वां कुमि 
दशग्रीव भस्म भस्माहतेजसा--रा० ५२२२० । 

अर्हा [अहे --घञ_--टापू] सोना निध० । 

अलक्तकाडूः (वि०) [अलक्त--अडूः] अलक्ता से चिह्नित 
हैं अङ्ग जिसके--अलक्तकाङ्कानि पदानि पादयोः 
गण? ष्‌ 1 

अलक्षण (वि०) [न० ब०] जो समझ में न आवे--सैयं 
विष्णोमंहामायाऽबाधयाऽलक्षणा यया - भाग० १२।६। 
२९। 

अलक्ष्मन्‌ (वि०) अशुभ लक्षणों से युक्त-अपसव्यं ग्रहाश्च 
क्रुरलक्ष्माणं दिवाकरम्‌ --महा० ६।१०२।२१ | 

अलङ्कारमण्डपः [त० स०] शगार कक्ष, वह स्थान जहाँ 
मन्दिर की मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है । 

अलमकः (पुं०) मेंढक, दे० 'अनिमक' । 

अलवण (वि०) [न० ब०] लवणरहित, बिना नमक की-- 
महा० १३।११४।१४ | 

अलसगामिनी (स्त्रीश) मनोज्ञ गति से चलने वाली 
महिला । 

अलसिका (स्त्री) अधिक बार मल त्यागने के कारण 
उत्पन्न आलस्य या थकान । 

अलाञ्छन (8) [त० ब०] निष्कलंक । 

अलातक्षान्तिः (स्त्री ०) माण्डूक्योपनिषद्‌ पर गौडपाद की 
टीका का चतुर्थ पाद । 

अलाबुवीणा (स्त्री०) तुम्बी के आकार की बनी वीणा । 

अलीकम्‌ [अल्‌-बीकन्‌] चिन्ता, शोक--अलीक मानसं 
त्वेकं -रा० २१९६ । 

अलुष्तमहिमन्‌ (वि०) [न० ब०] जिसकी अक्षुण्ण कीति 
बनी हुई हुँ । 

अलुप्तयशस्‌ (वि०) [न° ब०] जिसकी ख्याति लुप्त नहीं 
हुई है, यशस्वी । 

अलोकव्रतम्‌ [न० त०] आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अभि- 
प्रेत ब्रत जैसे ब्रह्मचयं पालन, (इस ब्रत की भावना 
भौतिक सुखों के विरुद्ध है) -- चरन्त्यलोकब्रतमब्रणं वने 

भाग० ८।३।७ । 


अलोमक, अलोमिक (वि०) [न० ब०] जिसके बाल न 
उगते हों, बिना बालों का । 

अलोलः (पुं) चौदह मात्राओं का एक छन्द । 

अल्प (वि०) [अल्‌ +-प] थोड़ा, मामूली, नगण्य (विप० 
महत्‌, गुरु) । सम०--अचतरम्‌ वह शब्द जिसमें 
अपेक्षाकृत दूसरे शब्द से कम वर्ण या मात्राएँ हों--पा० 
२।२३४,--गोधूमः एक प्रकार का गेहूँ जो जरा 
छोटा होता हुँ,--नासिकः एक छोटी दहलीज़ या 
दाळान, मान० ३४।१०६,--पुण्य (वि०) जिसमें 
घामिक मूल्य नगण्य हो,-सस्व ( वि० ) दुर्बल, 
बलहीन,-सार ( वि० ) जिसका फल नहीं के 
बराबर हो । 

अल्लकम्‌ (नपूं०) धनिये का बीज । 


अल्लका (स्त्री०) घनिये का पौधा । 

अवतरम्‌ (अ०) और आगे, आगे दूर _ ऋ० १।१२९।६ । 

अवकोलकः [अव -]-कील +-कन्‌] अच्चर, खूंटी जो अन्दर 
ठोकी गई हैँ-क्षुत्पिपासावकीलकम्‌-महा० १४४५३! 

अवकृत (वि०) [अव+-कृ-+क्त] नीचे की ओर बढ़ा हुआ, 
नीचे की ओर झुका हुआ । 

अवकीर्णं (वि०) [अवकृ+ क्त] अव्यवस्थित, व्यवस्थासापेक्ष 
--दुष्ट्वा तथावकीर्णं तुं राष्ट्रम्‌ महा० ९।४१।१६ । 

अवगल्‌ (भ्वा० पर०) नीचे गिर जाना, फिंसल जाना 
सौवर्णबलयमवागलत्कराग्रात्‌--शि० ८1३४ । 

अबग्रहधी (पुं०) [न० ब०] दुराग्रही, हठी--कममंण्यवग्रषियो 
भगवन्विदामः--भाग० ४।७।२७ | 

अवधाटकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार की माला जो आकार में 
छोटी होती चली जाय--कौ०, अ० २।११। 

अवघात (वि०) दे० 'अवहन्‌' के नीचे । 

अवघुष्ट (वि०) [अव घुष्‌ +-क्त] घोषणा किया गया, 
अवमानना पूर्वक मूनादी की गई । 

अवघ्रात (वि०) [अवघ्रान-क्त] सूंघा हुआ, चूमा गया 
--अवध्रातइच मूर्घनि--रा० २।२०।१ । 

अव घ्रापणम्‌ [अव+ ध्रा--णिचू--ल्युट्‌] सुवाना । 

अवचरः [अव+-चर+-अच्‌] साईस--तुरगावचरं स बोध- 
यित्वा--बु० च० ५।६८। 

अवचि (स्वा० पर०) परखना, चुनना, छाँटना । 

अवचिचीषा [अव--चि+-सन्‌+टाप्‌] संग्रह करने की 
इच्छा - प्रमदया कुसुमावचिचीषया - शि० ६१० । 

अवचूरिः, अदचूरिका वृत्ति, टीका, भाष्य, टिप्पणी । 

अबच्छटा विनोदपरक चाल, लीलायुक्त गति-अवच्छटा 
कापि कटाक्षस्य ने० १६।६४। 

अवच्छेद्य (वि०) [अव-+-छिदु+णिच्‌ -प्यतू] अलग 
किये जाने के योग्य, पृथक्‌ किये जाने के लायक़ । 

अवतानः [अव-+तनु+-घञ्ञ्‌] तन्तु, सूत--लतावतानतः 
- - महा० २।२४।२६ । 


( १२२० ) 


अवत्‌ (म्वा० पर०) पार करना--त्वयाऽवतीर्णोऽणं उता- 
प्तकाम:--भाग० ३।२४।३४ । 

अवतरणमङ्गलम (नपु०) हादिक स्वागत । 

अवतरणिका (स्त्री०) संक्षिप्त विवरण । 

अवताररहस्यम्‌ (नपुं०) अवतार लेवे का भेद । 

अवतारोहेशः (अवतार --उद्देश:) अवतार लेने का प्रयोजन । 

नबतारणम्‌ [अव-+-तृ+-णिच्‌ +ल्युट्‌] उतार, अवतार 
“~ पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावतारणम्‌- महा ० 
१।२।४२ । 

अवद्यत्‌ (वि०) [अवदो न-शतृ] तोडने वाला, शतशो विशि- 
खानवद्यते --कि० १५४८ | 

अवधि: [अव ~-धा~-कि] शासनादेश, अधिदेश,- वयं तु 
भरतदेशा$वधि कृत्वा हरीश्वर-रा० ४।८।२५ | सम० 
ना ज्ञानम्‌ जेन शब्दावली में ज्ञान की तीसरी अवस्था 
जिसमें इन्द्रियातीत विषयों का ज्ञान भी मनुष्य को हो 
जाता ह । 

अवहित (वि०) (वेद) [अव--घा--क्त] मग्न, पतित, 
““त्रित: कूपेऽवहितो देवान्‌ हवत-ऋ० १।१०५।१७। 

अवधारणम्‌ [अव+ वृ ‡-णिच्‌ ल्युट्‌] (नाम का) उच्चा- 
रण करना--न त्वां देवीमहं मन्य राज्ञः संज्ञावधारणात्‌ 
रा० ५।३३।१० । 

अवधृत (वि०) [अव-धृ-- क्त] 1. समझा हुआ, जाना 
हुआ 2. (ब० व०) इन्द्रियां (सांख्य० में) । 

अवध्ये. (भ्वा० पर०) तिरस्कार करना--सोऽवघ्यातः 
सुरेरेवम्‌ -भाग० ३।१२।६ । 

अवध्यानम्‌ [अव --ध्ये +-ल्युट्‌] .तिरस्कार--यथा तरेसद- 
वध्यानमंहः--भाग० ५।१०।२४ । 

अवनिः (स्त्री०) |अव्‌-}-अनि] 1. भूमि, पृथ्वी 2. नदी । 
सम० ` जः मंगल ग्रह,--जा सीता,--भृत्‌ राजा, 
पहाड़,--सारा केले का पौधा । 

अवनिष्ठीव्‌ (दिवा० पर०) किसी पर थूकना - अवनिष्ठी- 
वतो दर्पाद्‌ द्वावोप्ठौ छेदयेन्नृपः --मनु० ८1२८२ | 

अवनेय (वि०) [अव -/-नी ~-ण्यत्‌] अनुसरण कराये जाने 
योग्य अरष्येमुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यसि--रा० 
७।४६।९ । 

अवन्तिसुन्दरीकथा (स्त्री) एक रचना जो दण्डी कवि की 
कृति बताई जाती है । 

अवन्तिका (स्त्री०) 1. वर्तमान उज्जेन नगर 2. उज्जैन 
वासियों की बोली । 

अवन्ध्यकोप (वि०) [न० ब०] जिसका क्रोध प्रभाव रखने 
वाळा है अवन्ध्यकोपस्य बिहन्तुरापदाम्‌ कि० १। 

अवपतित (वि०) [अंवपत्‌+ क्त] नीचे गिरा हुआ - फलै- 
वृक्षावपतितः रा० २1२८1१२ । 

अवपानम्‌ (वेद०) [अवपा+-ल्यु] पीना मापस्थानं महि- 
षेवावपानात्‌ -- ० १०।१०६।२। 


अवपोथिका (स्त्री०) (पत्थर आदि कोई) वस्तु जो नगर 
की दीवार से नगर पर्‌ आक्रमण करने वाळे शत्रुओं 
पर फेंकी जाय महा०। 

अवप्लु (भ्वा० आ०) नीचे छलांग लगानी--स्वनिगममप- 
हाय मत्प्रति्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लूतो रथस्थः भाग० 
१।९।३७ । 

अवबोधित (वि०) [अवबुध्‌ +-णिच्‌ - क्त] जगाया हुआ 
-णरामो रामावबोधित:--रघु० १२।२३ । 

अवभङ्गः (वि०) [अवभञ्ज्‌+घञ््‌ | टूटा हुआ, 
जिसकी हड्डी टूट गयी हो,-ड्कः 1. तोड़ देना 
2. (नाक या कान का) बींधना । 

अबमर्दः [ अव~-मृद्‌+-घञ््‌ ] 1. संघर्ष, हलचल--न त्वां 
समासाध्य रणावमर्दे--रा० ५।४८।६ 2. एक प्रकार 
का ग्रहण । 

अवमदिन्‌ (वि०} [ अवमर्द‡-णिनि ] हत्यारा, महात्म 
नस्तस्य रणावमदिनः--रा० ५।३७।६५ । 

अवर्माशत (वि०) [ अवमृश्‌ --णिच्‌ +-क्त | 1. बिगड़ा 
हुआ, नष्ट किया हुआ--इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररद्राव- 
मशितम्‌--भाग० ४।७।४८ । 

अवमूत्रयत्‌ (वि०) [ अवमूत्र}-शतृ ] मूत्र करके भूमि 
को गन्दा करने वाला - अवमूत्रयतो मेढ्म्‌ मनु» 
८।२८२ । 

अवमेहः [ अवमिह्‌ --घडा, ] विष्ठा, मल - कामं प्रयाहि 
जहि विश्रवसोऽवमेहम्‌ --भाग० ९।१०।१५ । 

अवयवप्रसिद्धिः (स्त्री०) (शब्द के) खण्डों का निर्देशन, 
व्यृत्पत्तिपरक सार्थकता न चावयवप्रसिद्धधा समु- 
दायप्रसिद्धिर्बाध्यते-मी ° सू ० ६।८।४१ पर शा० भाग) 

अवयुत्यनुवादः (पुं) किसी वस्तु का अंशों में उल्लेख 
करना-- एकं वृणीत इत्यवयुत्यनुवादोऽयं त्रयाणामेव 

- मै० सं० ६।१।४३ पर शा० भा० । 

अवरक्षणो [ अवरक्ष्‌ +-ल्युट्‌+-ढीप्‌ ] घोड़े को बांधने की 
रस्सी--हरि० । 

अवरोकृ (अवर--च्वि--कृ--तना० उ०) निकट लाना 

जवादवरीकृतदूरदृक्पथः- नै० १६२६ । 

अवरुदित (वि०) | अवरुद्‌ + क्त ] जो आँसुओं के गिरने 
से अपवित्र हो गया हो अवक्षुतावरुदितं तथा श्राद्धे 
च वर्जयेत्‌- महा० १३।९१।४१ । 

अवरुद्ध (वि०) [ अवरुध्‌ + क्त ] अत्यन्त व्याकुल प्रहर्ष- 
णावरुद्धा सा -रा० ६।११३।१४। 

अवरोधः [ अवरुध्‌+-घञ्ञ्‌ ] बाध्य करने वाली शक्ति 
--प्रजानन्दावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्‌ भाग० 
५।४।१४ 1 सम०-गृहः अन्तःपुर,--जनः अन्तःपुर 
की महिलाएँ । . 

अवरोपितः [ अवरूप्‌ +-णिच-|-क्त ] 1. सिंहासन से 
उतारा हुआ, निष्कासित--पुराहं वादिना राम 


( १२२१ ) 


राज्यात्स्वादवरोपितः-रा० ४।८।३२ 2. घटाया हुआ, 
ऊनीकृत . -इतरेप्वागमाद्वर्मः पादशस्त्ववरोपितः-मनु ० 
१।८२। 

अवर्णसंयोगः [ त० स० ] 1. दो भिन्न ध्वनियों का मेल 
2. किसी भी वर्ण से संबंध का अभाव । 

अवर्तमान (वि०) [ त० व० ] जो चालू समय से कोई 
सम्बन्ध न रक्खे । 

अबलम्बित (वि०) | अवलम्ब्‌ {-क्त | चिपका हुआ, 
पकड़ा हुआ, आश्वित-समभिसृत्य रसादवलम्बितः 
-“शि० ६।१० । ` 

अबलेह्य (वि०) [ अवलिह +प्यत्‌ ] चाटने के योग्य । 

अवलेखा [ अवलिख्‌ {-अ, स्त्रियां टापू ] रेखा खींचना, 
रेखाचित्र बनाना, रेखाकृति । 

अवलोकरूबः [ त० स० ] दृष्टि; कटाक्ष । 

अवद्यप्त (वि०) [ अवशप्‌ +क्त | अभिशप्त-महा० १३। 

अवशु (क्रघा० पर०) 1. टूटना 2. चारों ओर विखर 
जाना -स तस्या महिमां दुष्ट्वा समन्तादवशीर्यंत -- 
रा० १।३७।१३। 

अवशीर्ण (वि०) [ अव+ शु नक्त | टूटा हुआ, चूर-चूर 
किया हुआ । 

अवषद्कार (वि०) चिसमें 'वषट्‌' शब्द का उच्चारण न 
हो, जिसमें वेद के सांस्कारिक मन्त्रों के उच्चारण की 
प्रक्रिया न हो । 

अवसन्न (वि०) [ अवसद्‌ +-क्त | बुझा हुआ, उपरत, 
मृत --ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु -रा० 
५।४६।३८ । 

अदसरप्रतीक्षिन्‌ (वि०) [ त० स० ] जो किसी अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहा हो । 

अवसराम्वेषिन्‌ (वि०) [त० स० ] जो किसी अवसर की 
ताक में हो । 

अवसायः [अव -सो--घञ्य ] जो समाप्त करता हु --अव- 
सायो भविष्यामि दुःखस्यास्य कदा न्वहम्‌ -भद्ठि ०६८ १। 

अवसायक (वि०) [अव + सो +-ण्बुळू ] विनाशात्मक - अव- 
सत्रिणः शम्भोः सायकैरवेसाय:--कैकि० १५।३६ । 

अवस्कन्दः [अव +-स्कन्द्‌+घञ््‌ ] (विधि में) दोषारोपण, 
इलजाम | 

अवस्कन्न (वि०) [ अव+-स्कन्द्‌ !-क्त ] 1. बिखरा हुआ, 
फैला हुआ 2. आक्रान्त । 

अवस्कारः [ अव+-स्कृ-घञ्य ] हाथी के चेहरे का आगे 
की ओर उभरा हुआ भाग मातं० ५।८।१२ । 

अवस्थानम्‌ | अव--स्था--ल्युट्‌ ] 1. सहारा ` - योऽवस्था- 
नमनुग्रहः - भाग० ३।२७।१६ 2. स्थैयं, स्थिरता -- 
अलब्धावस्थानः परिक्रामति --भाग० ५।२६।१७। 

अवस्तात (वि०) [ अवञ+स्ना+-क्त ] जिसमें किसी ने 
स्नानकर लिया हँ, (जल) । 


, अवस्कूर्ज (म्वा० पर०) खुर्राटै भरना, धुर्राटा' करना 


--महा० ६।७। 

अवहारः [अव +हू +घञ्ञ्‌] जो उड़ा कर छे जाता है च 
जीवस्यावहारो माँ करोति सुखिनं यमः - भट्वि० 
६1८१] 

अवह्वे (भ्वा० पर०) (वेद०) पुकारना, बुलाना विशो 
अद्य मस्तामबह्ये क्र० ५।५६।१ । 

अवाछिद्‌ (रुघा पर०) फाड़ देना, छिन्न-भिन्न कर देना । 

अवाञ्चित (वि०) [ अवाज्चू-+क्त ] नीचे की ओर 
झुका हुआ । * 

अवाचीन (वि०) [अवाच्‌+ख] 1. जो नीची निगाह से 
देखता हें -दुर्योवनमवाचीनं राज्यकामुकमातुरम्‌ 

महा० ८।८।१७ 2. वीच, पापी--बुद्धि तस्यापक- 

बन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति - महा० ५।३४।८१ । 

अवातल (वि०) जो वातग्रस्त न हो -सु० 1 

अवान्तरवाक्यम्‌ (नपुं) मूल कथन के कुछ अंशों को 
त्याग कर, चयन की हुई उक्ति न च महावाक्ये 
अवान्तरवाक्यं प्रमाणं भवति - मै० सं० ६।४।२५ पर 
शा० भा०। 

अवारित (वि०) [अ-+वृ+णिच्‌ +क्त] जिसे रोका न 
गया हो,-तम्‌ (अ०) बिना किसी रुकावट के। 
सम०--कवाठद्वार (वि०) नहीं रोका हुआ अर्थात्‌ 
खुला हुआ हे द्वार जिसके लिए । 


-अवाह्य (त्रिश) [न+-वह-}-णिच्‌+्यत्‌] जो ले जाये 


जाने के योग्य न हो । 

अविकच (वि०) [न° ब०] जो खिला न हो, अर्थात्‌ बन्द 

फूल) । 

अवि (वि०) [न +-विकार णिनि] 1. जिसमें कोई 
परिवर्तेन न हो 2. स्वामिभक्त -स्थाने युद्धे च कुशला” 
नभीरूनविकारिणः --मनु० ७1१९० । 

अविकार्य (वि०) [न० त०] अपरिवर्त्ये अविकार्योऽ्यमुः 
च्यते भग० २।२५। 

अविक्रियात्मक (वि०) [न० ब०] जिसका स्वभाव अपरि- 
वत्ये हो, जिसकी प्रकृति न बदले । 

अविक्षोभ्य (वि०) [न० त०] 1. जिसमें कोई हलचल न 
हो 2 जो जीते न जा सकें - अविक्षोभ्याणि रक्षांसि 
--रा० ६।५।१७। 

अविखण्डित (वि०) [न० त०] अविभक्त, अविचल । 

अवियान (वि०) [न ब०] अपस्वर रहित (गायन) । 

अविगीत (वि०) [न० त०] विकल करने वाळे स्त्र जिस 
मॅन हों। 

अविचक्षण (वि०) [न° त०] 1. अकुशल, जो चतुर न. 
हो, 2..अनजान, अज्ञानी । 

अविचिन्त्य (वि०) [नि+वि न-चिन्त्‌-}-ण्यत्‌] जो समझा 
न जा सके, जो समझ से बाहर हो । 


( १२२२ ) 


अविच्छिन्न (व०) [न० त०] साधारण, सामान्य - न विशे- अविरहित (वि०) 


फेन गन्तव्यमविच्छिन्नेन वा पुन:-महा० १२।१५२।२२। 

अबितकित (वि०) [न० त०] अप्रत्याशित, जिसके लिए 
पहले कभी तकना न की हो । 

अवितवर्य (वि०) [न० त०] जिसका अनुमान न लगाया 
जा सके । है 

अवितृ (वि०) [अवब्‌--णिच्‌--तृच्‌] प्ररक्षक, -त्रातारमि- 
न्हरेमवितारमिन्द्रम्‌ - म० ना० २०३ | 

अविद (अ०) विस्मयादिद्योतक अव्यय -- अर्थ हें हन्त, ओह 
—मूच्छ० १ t 

अबिद्‌ (वि०) [न--विद्‌+-क्विप] अनजान, अज्ञानी 
--अविदो भूरितमसो भाग० ३।१०।२०। 

अविदूषक (वि०) [न० त०] निरीह, भोलाभाला | 
चापि पुरुषं न हिस्युरविदूषकम्‌--रा० १।७।११। 

अविदूसम्‌ (नपुं०) [अवि--दूस पा० ३।२।३६ वा०] भेड़ 
का दूध । 

अविद्धनस्‌,_-नास्‌ (वि०) [न० ब०] (वह बेल) जिसके 
नाक में नकेल न डाली गई हो । 

अविधायक (वि०) [न-+विधा--प्वुल] जिसमें विधि या 
आदेश की शक्ति न हो--नहि विधायकाविधायकयो- 
रेकवाक्यत्वं भवति --मी० सू० १०।८।२० पर 
शा० भा० । 

अविनेय (वि०) [न० त०] 1. जो नियंत्रण में न आ सके 
2. जो शिष्य न बन सके । 

अविनाशिन्‌ (वि०) [न° त०] जिसका कभी नाश न हो, 
आत्मा । 

अविनिर्णयः [न 4-विनिर्‌ +नी +अच्‌] अनिर्णय, निर्णय का 
अभाव । 

अविनीय (वि०) निष्कपट, निर्दोष । 

अविपर्ययः [न० त०] विरोध का अभाव, संशय का अभाव, 
असन्दिग्ध स्थिति - भविपर्ययाद्वशुद्धम्‌-सां० का० 
६४। 

अविप्रतिपत्तिः (स्त्री०) [न०त०] मतभ्निन्नता का अभाव 
~~शब्दस्पर्शेरूपरसगन्धेष्वविप्रपत्तिः इन्द्रिय जयः--क्ौ० 
अ० १।६ | 

अविप्रवासः [न° त०] एकत्र रहना, घनिष्ठ मिलन । 

. अविप्रहत (वि०) [न० त०] (वह जंगल या मार्ग) जहाँ 
किसी के पैर न पड़े हों । 

अविष्लृत (वि०) [न० त०] अन्यूनीकृत, अविकृत । 

अविभासित (वि०) [न० त०] जो हिसाब किताब में न 
लिया गया हो । 

अविरल (वि०) [न० त०] विशाल, स्थूलकाय --अविरल- 
वपुषः सुरेन्द्रगोपः कि० १०।२७। 

अविरविकन्यायः (पुं ) व्याकरण का एक न्याय जिसके 
आधार पर 'अवि' को 'अविक' हो जाता हैं । 


[न० त०] अवियुक्त, जो कभी पृथक्‌ न 
किया गया हो--अविरहितमनेकेनाङ्गमाजा फलेन 
---कि० ५।५२। 

अविलक्ष्य (वि०) [न० त०] गुप्त, जिसका मुकाबला न 
किया जा सके, जिसको रोका न जा सके-_अविलक्ष्य- 
मस्त्रमपरम्‌- कि० ६४० | 

अव्विक्षितवचनता (स्त्री) उन मन्त्रों की स्थिति जो 
अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट करने के लिए अभिप्रेत 
नहीं होते । 

अविवक्षितवाच्य (वि०) [न० ब०] ध्वनि काव्य का एक 
भेद जिसमें शाब्दिक अर्थ अभिप्रेत नहीं है । 

अविवेचक (वि०) [न० त०] जो किसी वस्तु के विवेचन 
की बृद्धि नहीं रखता । 

अविवेचना [नवि--विच्‌+-यृच्‌+-टाप्‌] विवेक बुद्धि का 
अभाव । 

अविजयः [अव-शी-{-अच्‌] संदेह का अभाव -यदि वा 
अविशये नियमः मी० सू० ८३1३१ । 

अविशेषवचन (वि०) वह कथन जिसमें कोई विशेष विव- 
रण न दिया गया हो-अविशेषितवचन: शब्दो न 
विशेषेव्यवस्थापितो भविष्यति--मी ० सू० ४।३।१५ । 

अविश्रम्भ; [न० त०] विश्वास का अभाव, अविश्वास, 
अप्रत्यय । 

अविषक्त (वि०) [न० ब०] निरवबाध, अनियन्त्रित, जिस 
पर कोई प्रतिबन्ध न हो तुभ्यं नमस्तेस्त्वविषकतदृ- 
ष्टये -भाग० १०।४०।१२, ` अविषक्तवेगः- कि० 
१३।२४ । 

अदिषह्य (वि०) [न० ब०] 1. जिसका निर्णय करना 
कठिन हो--सीमायामविषह्यायाम्‌--मनु० ८1२६५ 
2. जो सहा न जा सके -अविषह्मव्यसतेन धूमिताम्‌ 
--कि० ४।३० 3. जहाँ पर पहुंचना कठिन हो 
~ चक्षुषामविषह्मम्‌ - महा १४२०1१३ । 

अविसंवादः [न० त०] विरोध न प्रकट करना, अपनी 
प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना । 

अदिहस्त (वि०) [न० ब०] अनुद्विग्न, साहसी - अथ भुश- 
मविहस्तस्तत्र कान्तारगर्भ--शिव० ३६ । 

अविहा (अ०) हन्त ! अहो !। 

अविहित (वि०) [न--वि-|-धा--क्त] जो नियत न किया 
गया हो, जिसका विधान न किया गया हो । 

अवी (स्त्री०) [अवत्यात्मानं लज्जया अव्‌--ई ] रजस्वला 
स्त्री--उणादि० ३1१५८ | 

अवीचिसंशोषणः _ [अवीचि--सम्‌--शुष्‌--णिच्‌ +ल्युट्‌] 
समाधि का विशेष प्रकार ! 

अवृष्टिसंरम्भ (वि०) [न० ब०] बारिश के तैयारी किये 
बिना आरम्भ करने वाला--अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवा- 
हम्‌ कु०। 


( १२२३ ) 


अवेक्षमाण (वि०) [अव--ईक्ष +-शानच्‌] सध्यान देखने 
वाला --अवेक्षमाणरच महीं सर्वातामन्वरवेक्षत-रा०५ । 

अवेदविद्‌ (नि०) [अवेद+-विद्‌¬-क्विप्‌] वेदों को न 
जानने वाला । 

अवेदविहित (वि०) [अवेद--वि +-घा +क्त] जिसका वेद 
में विधान न हो । 

अवेदना [नन-विद्‌+-यच्‌] पीड़ा का अभाव । 

अवैयात्यम्‌ (नपुं०) लजाना, लज्जा का भावना रखना । 

अवेशेषिक (वि०) [न+-विशेष+-ठक्‌] जो किसी विशेष 
परिणाम को दशने वाला न हो, जिसका कोई फल न 
निकले--अर्वैश्येषिकोऽयं हेतुः --मी ० सू० ११।१।१ पर 
शा० भार । 

अव्यङ्गध (वि०) [न० ब०] 1. निरपराध 2. जिसमें 
ध्वनि या व्यञ्जना का अभाव हो (काव्य में) । 

अब्यतिरेकः [न० त०] अपार्थक्य, निरपवाद, (वि०) 
[न° ब०] जो भूलने वाला न हो, जो कोई त्रुटि न 
क्रे । 

अव्यपदेश्य (वि०) [अव्यपदिश्‌+-प्यत्‌] जिसकी परिभाषा 
नकीजासके। 


अव्यपोह्य (वि०) [अव्यप]+-वह~+-ष्यत्‌] जिसको 
झुठलाया न जा सके, जिससे इंकार न किया जा 
सके । 

अब्ययम्‌ [न° त०] कुशलक्षेम, हित, कल्याण--युधिष्ठिर- 
मथापृच्छत्सर्वाश्च सुहृदोऽव्ययम्‌-भाग० १०।८३।१। 

अव्यवच्छिन्न (वि०) [अव्यव+-छिद्‌+-क्त] न टूटा हुआ, 
जिसमें कोई विध्न न पड़ा हो, निर्बाध । 

अव्यवसायः [अव्यव+-सो +-घञ्म_] निर्णायक शक्ति या 
सुंकल्प का अभाव । 

अव्यवसायिन्‌ (वि०) [अव्यवसाय +-णिनि] आलसी, जो 
निर्णायक बुद्धि से रहित हैं बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 
बु द्वयोऽव्यवसायिनाम्‌ -भग० २।४१। ` 

अव्यविकन्यायः (पुं) तु० 'अविरविकन्यायः', यद्यपि 
'अवि' का ही 'अविक' बनता हुँ, परन्तु 'अविक' से 
‘अविक’ (बकरी का मांस) जैसा कोई दूसरा शब्द 
“अवि' से नहीं बनता । 

अब्याक्षेपः [न+-वि-आ +क्षिप्‌+-घञ्ञ्‌] अनियमितता 
या आरम्भिक कठिनाई का अभाव--अव्याक्षेपो भवि- 
ष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ -रघु० १०।६। 

अस्याजकरुणा (स्त्री०) निष्कपट दया, स्वाभाविक सहानु- 
भूति - अव्याजकरुणामूतिः रूलि०। 

अव्याहृतम्‌ (नपुं०) [अव्या हू+-क्त] चुप रहना, न 
बोलना--अव्याहूतं व्याहृताच्छय आहुः--महा० 
५।३६।१२ । | 

अशितस्‌ (नपुं०) [अश्‌ +क्त] 1. जो खाया जाय, खाद्य 

` --प्राहुरूभक्षणं विप्राह्मशितं नाशितं च तत्‌ू--भाग० 

१५४ 


९४४४० 2. वह स्थान जहाँ पर कोई खाया जाता 
है-अघिकरणवाचिनश्च --पा० २1३1६८ । 

अशकुनः,-नम्‌ [न० त०] अशुभ शकुन, बुरा शकुन - कल- 

यन्नपि ees स्खलितः किलेतरोऽपि 

-शि० ९१८३ । 

अज्षठ (वि०) [न-+-शद्‌-+अच्‌] जो ढीठ न हो, आज्ञा- 
कारी--अजिद्दास्याशठस्थ च दासवर्गस्य भागधेयम्‌ 
+मनु० ३।२४६, इदं ते नातपस्काय नाशठाय 
- भग० | 

अशब्दार्थः (अशब्द--अर्थ:) 1. शब्द द्वारा अनभिप्रेत. अर्थ 
2. वह अथे जो प्रत्यक्ष रूप से वाक्य से प्रतीत (अभि- 
हित) न होता हो - अशब्दार्थोषपि हि प्रतीयते -म० 
स० ४।१।१४ पर शा० भार । 

अशाब्द (वि०) [न--शब्द--अण्‌] जो शब्दों से प्रतीत न 
होता हो--मे० सं० ५११५ । 

अशिथिल (वि०) [न० ब०] 1. जो ढीला न हो, कसा 
हुआ 2. प्रभावशाली । 

अझिशिर (वि०) [न० ब०] गर्म! सम०- करः 
--किरणः, - रह्मिः सूर्य- नीतोछायं मुहुरशिशिरर- 
इमेरुखेः--कि० ५।३१ । 

अशीतल (वि०) [न० ब०] गर्म--दधत्युरोजद्रयमुवंशीत- 
लम्‌--शि० ९।८६। 

अझीतिद्वयम्‌ (नपुं०) बयासी प्रश्‍न जो कृष्णयजुर्वेद के सात 
काण्डं में विभक्त हे । 

अशुभशंसनम्‌ [अशुभ --शंस्‌ --ल्युट्] बुरा समाचार देना । 

अशुभोदयः (अशुभ+-उदयः) [अशुभ+-उद्‌+-इ+ अच्‌] 
अशुभ सूचक शकुन । 

अशूक्रजा (स्त्री०) एक प्रकार का चावल । 

अशोकज (वि०) जो दुःख या शोक से पदा न हुआ हो, 
हर्ष या खुशी से उत्पन्न--अशोकजे: अश्नुबिन्दुभिः 
"णरा० ६।१२५।४२ । 

अशोभनम्‌ [न +-शुभ्‌ +ल्युट्‌] अपराध, त्रुटि, दोष--रामेण 
यदि ते पापे किञ्चित्कृतमशोभनम्‌--रा० २।३८।७। 

अइमवर्षः [ष० त०] 1. ओले पड़ना 2. (शत्रू पर) पत्थर 
फेंकना । 

अझ्यानम्‌ [न+-श्ये नक्त] अगुरु का एक प्रकार जो जमा 
हुआ न हो--कौ० अ० २।११। 

अश्न [न० त०] दुर्भाग्य, बुरी क्रिस्मत । 

अश्रीकरम्‌ (नप्‌ ०) [अश्री +-कु+-अच्‌] अशुभ । 

अश्वः [अइ्नृते अध्वानं व्याप्नोति - महाशनो वा भवति 
~ अश्‌¬-क्वन्‌ ] घोड़ा । सम०--घासकायस्थः 
(पुं ) घोड़ों के लिए घास का संभरण करने 
वाला संविदाकार, -चर्या घोड़े की देख-रेख 
करने वाला - तस्याश्वचर्या काकुत्स्थ दुढधन्वा महा- . 
रथः (अंशुमानकरोत्‌) --रा० १।३९६७,-- जीवनः 


( १२२४ ) 


7 चना,” मन्दुरा अस्तबल, रिपुः भैसा--भा० प्र, 
~ सधर्मन्‌ घोड़ों की भांति आचरण करने वाला. 
अइवसवर्माणो हि मनुप्या:--कौ० अ० २।९, सुत्रम्‌ 
'घोड़ों को पालने' के विपय पर एक पुस्तक 1 

अश्वतरीरथः [रम्यतेऽनेन रम्‌ञ- कथन्‌] खच्चरी | 
खींचा जाने वाळा रथ । 

अश्वत्यः [न श्वः तिष्ठति इति अञ्व+- स्था +- क]पीपल का 
पेड । सम० नारायणः भगवान्‌ विष्णु जिनकी पीपल 
के वृक्ष के रूप में पुजा की जाती हें,-पुजा 'सभी 
देवता पीपल में रहते हैं” ऐसा समझ उसकी पूजा 
करना-मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे, अग्रतः 
शिवरूपाथ वृक्षराजाय ते नमः, प्रदक्षिणम्‌ धामिक 
संस्क्रिया के रूप में पीपल की परिक्रमा करना । 

अषडक्ष (वि०) [न--षट्‌--अक्षि] दे० “अपडक्षीण' | 
ईन, प्रत्यय स्वार्थ को ही प्रकट करता है। अतः 
अउक्ष' और 'अपडक्षीण' दोनों शब्दों का एक ही 
अर्थ है । 

अषडक्षीण (वि०) [न--पट्‌-|-अक्षि +-ईन] जो छः आँखों 
से न देखा गया, अर्थात्‌ केवछ दो ही व्यक्तियों के 
द्वारा निर्धारित तथा उन दो को ही ज्ञात (जिसमें 
तीसरा व्यक्ति सम्मिलित न हो), - णम्‌ (नपुं० ) 

रहस्य, गुप्त बात । 

अष्टन्‌ (वि०) [अश्‌ व्याप्तौ कनिन्‌ तुट्‌ च] आठ, 
(समस्त शब्दों में 'अप्टन्‌' केन का लोप हो जातः 
है) । सम० अङ्कम्‌ (अष्टांग) 1. आयुर्वेद पद्धति 

जिसमें निम्नांकित आठ अंग होते हैं द्रव्याभिधान, 

गदनिश्चय, कायसौख्य, शल्यकर्म, भूतनिग्रह. विप- 
निग्रह, बालवेद्य और रसायन 2. बुद्धि की आठ 
क्रियायें - शुश्रपा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, चिन्तन, 
ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान 3. योगाभ्यास 
के आठ अंग-यम, नियम, आसुन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाथि,---अधिकाराः सामाजिक 
व्यवस्था में शक्ति की आठ स्थितियाँ - - जल, स्थळ, 
ग्राम, कुल, लेखन, ब्रह्मासन, दण्डविनियोग और 
पौरोहित्य, अध्यायो (अऱ्टाध्यायी) 1. पाणिनि 
का व्याकरण 2. शतपथ ब्राह्मण, अन्नानि भोजन के 
आठ प्रकार-- भोज्य, पेय, चोष्य, लेह्य, खाद्य, चव्यं, 
निपेय, और भक्ष्य,--आपाद्य (वि०) आठगृणा 
अप्टापाद्यं तु नद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ - मन्‌० 
८12२७, -- उपद्वीपानि छोटे-छोटे आठ द्वीप - स्वर्ण- 
मस्य, चन्द्राशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, 
पाञ्चजन्य, सिंहल और लङ्का, - कुलाचलाः आठ 
मुख्य पर्वत--नील, निपघ, माल्यवत्‌, मलय, विन्ध्य, 
गन्धमादन, हेमकूट और हिमालय, - मर्यादागिरयः 
आठ मुख्य पहाड़, दे० ऊपर,--- गन्धाः मन्दिरों मे 


प्रस्तर मूति की स्थापना के लिए लेई या गारा बनाने 
में प्रयुक्त आठ सुगन्धित द्रव्य--चन्दन, अगरु, देवदार, 
कोलिजन, कुसुम, शेलज, जटामांसी और गोरोचन, 
तालम्‌ मूतिकला में प्रयुक्त होने वाला गज जिसकी 
लम्वाई उस मूर्ति के समान होतीं है जो अपने मुख से 
आठ गृणा होती है,--देहाः स्थूल और सूक्ष्म शरीर 
जो गिनती में आठ होते हैँ स्थूल, सुक्ष्म, कारण, 
महाकारण, विराट्‌, हिरण्य, अव्याकृत और मूलप्रकृति, 
नागाः 1. आठ साँप--अनन्त, वासुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, शंख, कुलिक, पद्म और महापद्म 2. आठ 
दिग्गज-- ऐ रावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, 
पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक, पक्ष (बि० ) 
(ऐसा कमरा या घर जिसमे) एक ही ओर आठ 
स्तम्भ लगे हुए हों, प्रकृतयः पाँच महाभूत (अग्नि, 
जल, पृथ्वी, आकाश, वायु), मन, बुद्धि और अहंकार, 
प्रधानाः राज्य के आठ प्रधान अधिकारी - वैद्य, 
उपाध्याय, सचिव, मन्त्री, प्रतिनिधि, राजाध्यक्ष, 
प्रधान और अमात्य,-- भैरवाः शिव के आठ गण 
असिताङ्ग, संहार, रुरु, काल, क्रोध, ताम्रचूड, 
चन्द्रचूड, और महाभेरव, भोगाः सुखमय जीवन के 
आठ तत्त्व, -अन्न, उदक, ताम्बूल, पुष्प, चन्दन, वसन, 
शय्या और अलंकार, - मङ्कलघृतम्‌ आयुर्वेद की 
आठ औपवियाँ मिला कर तैयार हुआ धी -- प्रइनः 
ज्योतिप में प्रश्‍न विचार प्रणाली के लिए अपनाया 
गया एक ढंग,--मधु आठ प्रकार का शहद-माक्षिक, 
आमर, क्षौद्र, पोतिका, छात्रक, अध्य, औदाल और 
दाल, महारसाः आयुर्वेद पद्धति के आठ रस 
--वेकान्तमणि, हिंगूल, पारा, हलाहल, कान्तलोह, 
अभ्रक. स्वर्णमाक्षी और रीप्यमाक्षी, रोगाः आयुर्वेद 
में वणित आठ प्रधान रोग- वातव्याधि, अइमरी, 
कठ, मेह, उदक, भगन्दर, अर्थ और संग्रहणी, 
--मातुकाः पराशक्ति के आठ अवतार. ब्राह्मी, 
माहेश्वरी, कौमारी, बँप्णवी, वाराही, इन्द्राणी, 
कौवेरी और चामुण्डा, मूर्तयः आठ प्रकार की 
मृतियाँ-जेली, दारुमयी, लौही, लेप्या, छेख्या, सैकती, 
मनोमयी और मणिमयी, योगिन्यः आठ यौगिनियाँ 
जो पार्वती की सहेलियाँ थी-म ङ्गा, पिङ्गला, धन्या, 
भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और सङ्कटा, वर्षः 
एक प्रकार का रेखाचित्र जो किसी विशेष समथ पर 
ग्रहों की यथार्थ स्थिति दर्शाता हैँ,-- सिद्धयः दे० 
-अप्टमहासिद्धय:--अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईडिता, वशिता और प्राकाम्य । 
अष्टमराशिः [ ष० त० ] किसी व्यक्ति के नक्षत्र की राखि 
से आठवीं राशि जो प्रायः अशुभ मानी जाती है । दै 
| अष्टागव (वि०) [ ब० स० ] (गाड़ी) जिसमें आठ बैल 


oo, 


( १२२५ ) 


जुते हों, .. अष्टतः कपाले हविषि, गवि च युक्ते--पा० 


६।३।४६ वा० |] 

अष्टागवम्‌ | अप्टानां गवां समाहारः] आठ गोवों का 
समूह्‌ । 

अष्टादश (वि०) [ अष्ट च दश च] अठारह। सम० 
-तत्त्वानि अठारह प्रधान तत्त्व जिनमें महत्‌, अहङ्कार, 


मन, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ तथा पञ्च 
जञनेन्द्रियाँ गिनी जाती हैं, धान्यम्‌ अठारह प्रकार 
का अन्न हूँ--यवगोधूमवान्यानि तिला: कङगुकुळत्यकाः, 
माघा मुद्गा मसूराशच निष्पावाः श्यामसर्षपाः । 
गवेधुकाशनोवारा ओढक्योऽथ सतीनकाः, चणकाइ्चीन 
काश्चैव धान्यान्यष्टादशेव तु, पर्वाणि महाभारत 
के अठारह खण्ड आदि, सभा, बन, विराट्‌, उद्योग, 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, 
अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासि, मौसल, महा- 
प्रस्थानक और स्वर्गारोहण । - 

अस्‌ (दिवा० पर०) युद्ध करना युयोध बलिरिन्द्रेण 
तारकेण गुहोऽस्यत--भाग० ८1१०३२८ । 

अस्तः [ अस्‌ - आधारे क्त, अस्यन्ते सूर्यं किरणा यत्र ] 

छिपना, पर्चिमाद्रि 2. सूर्य का छिपना। सम० 

--निमग्न (वि०) अस्ताचल के पीछे छिपा हुआ 
-विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्यम्‌-रघु० १६।११,--भस्तक 
= शिखरः, अस्ताचल की चोटी, समयः सूर्य छिपने 
का समय, मृत्यु का समय-करजालमस्तसमयऽपि 
सताम्‌ू--शि० ९।५। 

अस्तिक्षोर (वि०) [अस्ति क्षीरं यस्य- पा० २।२।२४ वा०] 
जिसके पास दूध हो, दूध रखने वाला । 

असङक्रान्तः [न सम्‌ +-क्रम्‌ +-क्त] अधिमास, मलमास, 
लौंद का महीना । 

असंयाज्यं (वि०) | न+सं+यजू-+-प्यत्‌ ] जिसके साथ 
मिलकर किसी को यज्ञ करने की अनुमति न हो 
मनु ० । 

असंयोगः |न - सम्‌ +-युज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1, संबंध का अभाव 
2. जो संयुक्त व्यञ्जन न हो पा० १।२।५। 

असंरम्भः [न+ सम्‌ +-रम्भ्‌+-घञ््‌] निर्भयता, निडरता 
—महा० १४।३८।२ । 

असंरोधः [न +-सम्‌ + रुध+-घञ््‌] अनाघात । 

असंवर (वि०) [न० ब०] जो रोका न जा सके, दुनिवार 
--असंवरे शंबरवेरिविक्रमे-ने० १।५३। 

असंहायं (वि०) [न+-सम्‌+-हृ+-ण्यत्‌] 1. अजेय, जिसका 
मुकाबला न किया जा सके विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनां 
प्लवगोत्तम रा० ५।३७।४ 2. जिसे मार्यश्रष्ट न 
किया जा सके । 

असकृत्कथनम्‌ [असकृत्‌ +-कथ्‌ +ल्युट्‌] आवृत्ति, दोहराना । 

असकृङ्भवः [असकृत्‌ ञ-भून-अप्‌] दांत बृ० सं०। 


असको (असौ) |अदस्‌+-सु, पा० ५।३।७१, कादेशः] 
1. यह या वह 2. यह दृष्ट --भार्योडं तमवज्ञाय तस्थै 
सौमित्रयेऽसकौ - भट्टि ४१५ । 

असक्तिः (स्त्री) [नञ-सञ्ज्‌-+ क्तिन्‌] सामान्य सांसारिक 
बातों की ओर मन का लगाव न होना असक्तिरन- 
भिष्वद्ध: पुत्रदारगृहादिषु भग० १३।९। 

असङकरः |न-†-सम्‌-{ कृ+- अप्‌] मिलावट (विशेषकर 
जातियों में) का अनुभव । 

असङकल्पित (वि०) [न+ सम्‌--कस्प्‌+-क्त] जो कभी 
कल्पना न किया हो असङकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ 
प्रवते रा० २।२२।२४। 

असङगत (वि०)[व--सम्‌ +गम्‌ -|- क्त | निर्वाध, अनवरुद्ध 
--शक्तिं क्षिप्तामसङगगाम्‌--रा० ६।७०।१३४ । 

असदाश्रयः [असत्‌ +आ-+-श्रि+अच्‌ | अयोग्य व्यक्ति से 
सम्मिलन । 

असद्वस्तु (नपुं) [क० स०] अविद्यमान चीज । 

असद्वादिन्‌ (वि०) [असत्‌--वाद-‡-णिनि] जो व्यक्ति 
किसी वस्तु या बात की असत्ता को स्थापित करना 
चाहता हे । 

असन्तुष्ट (वि०) [न¬-सम्‌ - तुष्‌--क्त] अतृप्त, अप्रसन्न 

असत्तुष्टो द्विजो नष्टः-नीति० । 

असन्तोषः [न--सम्‌+-तुष्‌ +-घज्ण_] अतुप्ति, अप्रसन्नता । 

असन्धानम्‌ [न+सम्‌ +-धा+-ह्युट्‌ |1. निरुद्देश्यता 2. विल- 
गता, पार्थक्य । 

असमभागः [क० स०] जो समान रूप से नहीं बाँटा 
हुआ हे । 

असमायुक्त (वि०) [नञ्‌ --सम्‌--आ--युजू- क्त] जो 
भलीभांति प्रशिक्षित न किया गया हो । 

असमिध्य (अ०) [न-+-सम्‌+-इव्‌न-ल्यप्‌] न जला कर । 

असमीचीन (वि०) [न--सम्‌ +अञ्व्‌+-विविन्‌+-ख] जो 
सही न हो, त्रुटिपूर्ण । 

असमृद्धिः (स्त्रीश) [न~ सम्‌ +-ऋष्‌ क्ति] सफलता का 
अभाव, किसी भी वस्तु की कमी होना - नात्मानम- 
बमन्येत पूर्वामिरसमृद्धिभिः ` मनु० ४।१३७। 

असमेत (वि०) [न4-सम्‌त-आ- इ-क्त] जो अभी 
पहुँचा न हो, अनागत, अनुपस्थित--क्वचिदसमेत- 
परिच्छदः-- मनु० ९।७०। 

असम्पात (वि०) [न० ब०]अनुपस्थित, जो निकट न हो । 

असम्पातः[न -- सम्‌ +पत्‌ + घञ्‌] निष्क्रियता, निठल्लापन, 
कार्य का रुक जाना असम्पातं करिष्यामि ह्यद्य 
्रैलोक्यचारिणाम्‌- रा० ३।६४।५९ । 

असम्बद्धार्थव्यवधान (वि०) जिसने असंगत बात को बीच 
में आकर रोक दिया हैँ - तस्मान्नासम्बद्धार्थव्यवंधानैक- 
वाक्यता- मी ० सू० ३।१।२१ पर शा० भा०। 

¦ असम्ब्रोधः [न + सम्‌-† बुध्‌ +घञ्ञ्‌] समझ का अभाव । 


( १२२६ ) 


कक (वि०)[नं--सम्‌--भू-|-शतू] असंभाव्य, अघट- 

नीय । 

असस्भावना [न--सम्‌--भू--णिच्‌--युच्‌ +-टाप्‌] सम्मान 
का अभाव । 

असम्भावित ( वि० ) [ न--सम्‌+भू+णिच्‌-+क्त ] 
अयोग्य । सम०-उपमा ऐसी समानता बतलाना जो 
असंभव हो । 

असम्भाष्य (वि०) [न--सम्‌ +-भाष्‌ +-प्यत्‌] जिससे बात 
करना उचित न हो । 

असम्भोज्य (वि०) |न~-सम्‌+-भुज्‌+-णिच्‌+ष्यत्‌] जो 
सहभोज में सम्मिलित होने के योग्य न हो--मनु० 
९।२३८। 

असम्मोहः [न--सम्‌-_-मुहू +घञ्‌ ] 1. माया या भ्रम से 
मुक्ति 2. आत्मसंवरण 3. सत्य ज्ञान । 

असम्यञ्ञ, प्रयोगः [असम्यञ्च्‌ +-प्र+-युज्‌ -घञ्ञ्‌] अशुद्ध 
व्यवहार, गलत परिपाटी । 

असव्य (वि०) [न° त०] दक्षिण पाश्‍वं । 

असान्निध्यम्‌ [न+ सभ्षिषि+ष्यञ्ञ्‌] असामीप्य, अनु- 
पस्थिति-असाच्निघ्यं कथं कृष्ण तवासीद्वृष्णिनन्दन 
-- महा० ३।१४।१ । 

असामञ्जस्यम्‌ [न समञ्जस--ष्यडा ] 
2. अनौचित्य । 

साम्प्रतिकता (स्त्री०)[न--सप्रति--ठक--ता] अनुचित 

व्यवहार करने की अवस्था । 

असांम्प्रदायिक (वि०) [न--सम्प्रदाय---ठक] जो लोक- 
सम्मत न हो, जो परम्परा के विरुद्ध हो! 

असावधान (वि०) [न-|-सह_ +-अव+-घा+ल्युट्‌] उपेक्षा 
करने वाला, प्रमादी, लापरवाह 

असाहसिक (वि०) [न--साहस--ठक्‌] जो साहस के साथ 
काम न कर सके या जो बिना विचारे न करे--न 
सहास्मि साहसमसाहसिकी - शि० ९५९ । 

असिचर्या [असि+चर्य--ठाप्‌ू] शस्त्रास्त्र चलाने का 
अभ्यास । 

असिलता (स्त्रीश) तलवार का फल-- ददृशुरुल्लसिता- 
सिलतासिता:--शि० ६।५१। । 

असिहस्तः [न० ब०] जो दाहिने हाथ के तलवार से वार 
करता हो महा० ६।९०।४ पर नील० । 

असिताञ्जनी (स्त्री०) क्राली कपास का पौघा । 

असिद्ध (वि०) [न-+सिध्‌ ]-क्त] (व्या० में) अक्रियात्मक 
प्रतिरक्षा अर्थात्‌ रह्‌, प्रभावशून्य पूर्वत्रासिद्धम्‌ --पा ० 
AES ४ 

असिद्धान्तः [न० त०] गलत नियम, त्रुटिपूर्ण राद्धान्त । 

असिद्धार्थ (बि०) [न० ब०] जिसने अपने उद्देश्य में सफ- 
लता न पाई हो । 


1. अशुद्धि 


असुतृष्‌ (वि०) [असु +-तृप्‌ +किवप्‌] जो अपने ही सुखोप- | 


भोग में मस्त हो, सांसारिक विषय वासनांओं में स्न 
--ष्नन्ति ह्यसुतृपो लुन्वाः भाग? १०।१।६७। 

असुगन्ध (वि०) [न° ब०] जिसमें खुशबू न आती हो 1 

असुतर (वि०) [न० त०} जो आसानी सै पार न किया 
जाय, जिसमें अनायास साफल्य प्राप्त न हो । 

असुन्दर (वि०) [न° त०] जो खूबसूरत न हो । 

असुर; [असुञ-र, असुरताः स्थानेषु न सुष्ठु्रताः, चपला 
इत्यर्थः] राक्षस । सम०--असक राक्षसों का रुधिर 
न असुरासुम्वसाप द्रूचाचितस्ते-दे० मा० ११,- गुरुः 
1. शुक्राचाय 2. शुक्र नाम का ग्रह,--ब्रुह, राक्षसों का 
शत्रु अर्थात्‌ देव पुर: क्लिश्नाति सोमं हि सँ हिकेयो- 
ऽसुरद्रुहाम्‌-- शि० २1३५ । 

असुषिर (वि०) [न~+-शुष्‌+-किरच्‌, शस्य सः] जिसमें 
कोई छिद्र न हो, जो दोषी या कपटी न हो । 

असूतजरतो [असूत --जरती पा० ६।२।४२] वह स्त्री जो 
बिना किसी बच्चे को जन्म दिये ही बूढ़ी हो गई है । 

असूत (वि०) [न० ब०] 1. अन्धकारयुक्त 2. अज्ञात, दूर- 
वर्ती । सम०---रजसः वे लोग जो सर्वया अलग-अलग 
रहते हैं. असूत रजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः - रा० 
१।३२।७। - 

असुज्‌ (नपुं०) [न+-सृज्‌+-क्विन्‌] 1. रुधिर 2. मंगलग्रह 
3. जाफ्रान | सम० ग्रहः मंगलग्रह,--दिग्ध (वि०) 
खून से लथपथ । 

असेवा [न० त०] अभ्यास का अभाव--न तथैतानि झक्यन्ते 
सञ्षियन्तुमसेवया-- मनु ० २।९६। 

अस्तब्ध (वि०) [न० त०] 1. चुस्त 2. जो घमंडी न हो, 
हठी न हो--महा० ५।१२। 

अस्तोक (वि०) [न° त०] जो थोड़ा न हो, बहुत अधिक । 

अस्तोभ (वि०) [न~-स्तुभ्‌+-घञ््‌] बिना किसी अवां- 
छित शब्द के अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः, 
बिना किसी रोक टोक के । 

अस्त्रम्‌ [अस्यते क्षिप्यते-अस्‌¬-ष्ट्रन्‌| 1. फक कर मार 
करने वाला हथियार 2. तीर, तलवार 3. घनुष। 
सम०- पातिन्‌ (वि०) गोली मारने वारा- अस्त्र 
पातिभिरावृतम्‌- शुक्रः ४।१०३७,-भृत्‌ जो तीर 
ले जाता हैं, तीर धारण करने बाला, यन्त्रम्‌ धनुष, 
एक प्रकार का संयन्त्र जिसके द्वारा तीरों की मार की 
जाय--महा० ९।५७।१८। 

अस्यानम्‌ [न--त०] असाधारण स्थान या प्रदेश-अस्थाने- 
बोपगतयमुनासङ्गमेवाभि रामा-- मेघ० । 

अस्थास्नु (वि०) [न¬-स्था--स्नु] चंचल, अधीर । 

अस्थि (नपुं) [अस्‌-कथिन्‌] 1. हड्डी 2. गुठली, या 
किसी फल की गिरी। सम० कुण्डम्‌ एक नरक 
का नाम,-- बन्धनम्‌ स्नायू, कंडरा,-भेदिन्‌ (वि०) 
जो हड्डी को बींघ दे, अत्यन्त कठोर. वाचस्तीक्ष्णाति- 


( १२२७ ) 


भेदिनः--महा० ३।३१२।३,--यज्ञः औध्वेदेहिक क्रिया 
का एक भाग,--विलयः किंसी पवित्र नदी में किसी 
मृतक की अस्थियों को प्रवाहित करना,-सारः, - स्नेहः 
वसा, मज्जा । 

अस्नात (वि०) [न० त०] जिसने स्नान न किया हो! 

अस्पुष्ट (वि०) [न-|-स्पृश्‌--क्त] जो (किसी कथन सें) 
आवृत न हो, (उसके) अंतर्गत न हो --अस्पृष्टपुरुषा- 
न्तर (शब्दम्‌)---कु० ६।७५ । 

अस्पृष्टमेथुना (वि०) [न° ब०] कुमारी, अक्षतयोनि । 

अस्पृह (वि०) [न० ब०] निरीह, निरिच्छ, जिसे इच्छा 
न हो। 

अस्फुट (वि०) [न० त०] जो पूर्ण विकसित न हो--अस्फु- 
टावयवभेदसुन्दरम्‌ --नारा० । 

अस्मिमानः [त० स०] स्वाभिमान, अहंकार । 

अस्मृत (वि०) [न० त०]1. याद न किया हुआ 2. जिसका 
प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लेख न हो । 

अस्वाधीन (वि०) [न० त०] जो स्वतन्त्र न न हो अस्वा- 


- धीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरात्‌ -रा० ३।३३।५ । 

अस्विन्न (वि०) [न° त०] जिसे भली भांति उबाला न 
गया हो । 

अस्वेद्य (वि०) ]न+-स्विद्‌ +-प्यत्‌] जिसे पसीना लाने के 
उपयुक्त न समझा जाय । । 

अहत (वि०- हन्‌ -:क्त] जो बजाया न गया हो--अंह- 
तायां प्रयाणभर्याम्‌--का०। 

अहम्‌ ( सर्व०) [अस्मद्‌ का कर्तुकारक एक वचन] में । 
सम० ` जुस्‌ (पुं०) अहंकारी, जो केवल, अपना ही 
चिन्तन करें, --स्तम्भः अहङ्कार, घमंड । 

अहिचक्रम्‌ [ष० त०] तान्त्रिकों का एक आरेख । 

अहिविषापहा (स्त्रीश) [अहिविष +-अप~ हा-|-अङ 
टापू] एक पौधे का नाम जिसके सेवन से विष दूर 
हो जाता हूं । 

अहोलाभकर (वि०) [अल्पेऽपि, अहोलाभो जात इति 
ps कुर्वाणः] थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होने वाला 
व्यक्ति । 


आ 


आंहस्पत्य ( वि० ) [ अंहस्पति--यञ्या ] मलमास 
संबंधी । 

आकण्ठम्‌ (अव्य०) गले तक। सम०--तृष्त (वि०) 
स्वादिष्ट भोजनों से गले तक छिका हुआ । 

आकलना [ आ-+-कल्‌+यूच्‌ ; टाप्‌ ] गिनना, समझ, 
अनुमान, मूल्य आँकना । 

भाकल्पभ्‌ } (अ०) चार युगों के चक्र की अवघि तक, 

आकल्पान्तम्‌ | जब तक संसार है तब तक । 

आकाङ्क्षा [ आ~-काङ्भ्‌‡-अच्‌+-टाप्‌ ] अपेक्षा, आशा 
--असत्यामाकाइक्षायां सन्निधानमकारणम्‌--मै ० सं० 
६।४।२३ पर शा० भा०। 

आकाशः, -शम्‌ | आकारान्ते सूर्यादयोऽत्र-आकाश्‌+-घञ्ञ्‌ ] 
1. आस्मान 2. अन्तरिक्ष 3. मुक्त स्थान । सम? 
पथिकः सूर्य, बद्धवृष्टिः,--बद्धलक्ष, जो बिना 
उद्देश्य से इधर-उधर देखता हे, मुखिनः (ब० व०) 
शेव सम्प्रदाय के लोग, जो अपना मुँह. आकाश की 
ओर रखते हैं, --मुष्टिहननम्‌ मूखंता का कार्य जैसे 
आकाश की ओर घूंसा उठाना, व्यर्थ कार्य,--क्षयनम्‌ 
खुली हवा में सोना । 

आकुञ्चनम्‌ | आ+-कुञ्च्‌ +-ल्युट्‌ ] एक प्रकार का युद्ध 
कौशल---शुक्र० ४1११०० | 

आकूतम्‌ [आ--क्‌+क्त ] (प्रायः समास के अन्त में 
प्रयुक्त) प्रस्तुतीकरण--तु० घर्माकृतम्‌ । 


आकूतिः (स्त्री०) [ आ--कृ--क्तिन्‌ ] शतरूपा और मनु 
की एक कन्या का नाम । 

आकूपारम्‌ (नपुं०) कुछ साम-मन्त्रों के नाम । 

आकरकर्म (नपु०) [ ष० त० ] खनिकार्य-कौ० अ० २। 

आकरग्रन्थः [ ष० त० ] मूलग्रन्थ, आदिग्रन्थ । 

आकरजम्‌ [ प० त० ] रत्न, जड़ाऊ गहना । 

आकारवर्ण (वि०) [न० ब०] रंग और आकार में कमनीय । 

आकृत (वि०) [आ+कृ+क्त ] निर्मित, वना हुआ 
-- यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहे -ऋ० ८।१०।१। 

आकृतिः (स्त्री० ) [आ--क+ क्तिन्‌] 1. छन्द 2. (गणित) 
बाईस की संख्या । . 

आङ्कतियोगः [ ष० त० ] नक्षत्रपुंज । 

आकषः [ आ+-कृष्‌ +-घञ्ञ ] 1. धनुष ` आकर्षः शारि- 
फलके द्ूतेऽक्षे कार्मुकेऽपि च --हेम० 2. विषाक्त पौधा 
¬ महा० ५।४०।९ । 

आकृष्ट (वि०) [ आ--कृष्‌+-क्त ] खींचा हुआ, आकर्षित 
किया हुआ, ऐंचा हुआ । 

आकोपः [ आ+-कुप्‌+- घञ ] चिड़चिड़ापन, मुदुक्रोघ । . 

आकौशलम्‌ (नपुं०) . [ आ~-कुशल-{-अण्‌ ] विशेषता का 


a 


अभाव, नपुण्य की कमी विवरीतुमथात्मनो गुणान्‌ 
भृशमाकौशलमार्यचेतसाम्‌--शि० १६1३० । 
आकमः [आ--क्रम्‌ ]-घडा, ] पौड़ी, सीढ़ी का डंडा-- केना- 


करमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमते बृ० ३।१।६। 


( १२२८ ) 


आक्रान्त (वि०) [आ--क्रम्‌--क्त ] 1. अलंकृत, सजा 
हुआ,--न खलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलम्‌ 
= भतृं° १।६७ 2. आरूढ, चढ़ा = 
रगाकात्ता रा० ६।१२७।१३। सम०-मति (वि०) 
मन से पराजित, अत्यन्त प्रभावित । 

आक्रान्तिः (स्त्री) [अआ {कम्‌ +-क्तिन्‌ ] आक्रमण, 
लूटखसोंट यो भूतानि धनाक्रान्त्या बधात्कलेशाच्च 
रक्षति-महा० १२।९७।८ | 

आक्रोडगिरिः, { पर्वतः) | त० स० ] आमोद गिरि, आमोद 
प्रमोद के लिए पहाड़ - आक्रोडपर्वतास्तेन कल्पिताः 
स्वेपु वेइमसु --कु० २४३ | 

आक्लिन्न (वि०) [ आ¬ क्लिद्‌ क्त ] 1. स्विन्न 2. दया 
से पसीजा हुआ । ॥ 

आक्षपटलिक; [ त० स० ] 1. पुरातत्त्व और अभिलेखाबि- 
कारी 2. लेखाधिकारी कौ० अ० २। 

आक्षरः [ अक्षर~-अण्‌ ] वर्णमाला संबंधी । 

आक्षिप्त [ आक्षिप्‌ + कत | प्रक्षिप्त, ठसा हुआ । 

आक्षेपः [ आ+क्षिप्‌ ‡-घञ | परास, (तीर की) पहुँच 
--सोऽयं प्राप्तस्तवाक्षेपम्‌-महा० ७।१०२।६ । सम० 
~रूपकम्‌ उपमा अलंकार का वह रूप जिसमें केवल 
उपमान ही संकेतित हो । 

आखण्डलः [ आखण्डयति भेदयति पर्वतान्‌ -खण्ड्‌ {-डलच्‌ ] 
इन्द्र । सम०--चापः,--घनुः इन्द्रधनृष, सुन्‌: इन्द्र 
का पुत्र अर्थात्‌ अर्जुन--अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः 
ला कि० १।२४। 

आख़ण्डिशाला [ष० त०] दस्तकार या शिल्पी का 
कारखाना । 

आखुवाहनः [ ष० त० ] गणेश का नाम । 

आखटोपवनम्‌ | त० स० | शिकार या मृगया के लिए 
राजकीय जंगंल । 

आल्या (स्त्री) [आख्यायते$नया, आ+ ख्या --अड-- टाप्‌] 
१. सूरत, शक्ल--न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वी- 
क्षया हता -- भाग ० ११।१८।३७2. सौन्दर्य, मनोज्ञता- 
वृसीषु रुचिराख्यासु रा० ७।६०।१२ । 

आख्यात (वि०) [ आ+ ख्या-क्त ] पुकारा गया,-सेवा 
श्ववृत्तिराख्याता मनु० ४।६। 

आस्यातम्‌ [ आञ-स्थाञ क्त] आरम्भ करने का शुभ 
शकुन । 

आयतत्वम्‌ (नपुं) [ आगत+-त्व ] उद्गम, मूल, 
जन्मस्थान । 

आगतसाध्वस (वि०) [ न० ब० ] डरा हुआ, भीत । 

आगमः [ आ० + गम्‌ - घडा, | 1. जो बाद में आने वाला 
हुँ ` आगमवन्त्यलोपः स्यात्‌--मी० सू० १०।५।१ 
2. पूजा की एक रीति-लब्धानुम्रह आचार्यात्तेन 
सन्दशितागमः-भाग० ११।३।४८ 3. यात्रा--आग- 


मास्ते शिवास्सन्तु रा० २।२५।२१ । सम०-अषायिन्‌ 
(वि०) जिसका स्वभाव उत्पन्न होने और फिर नाश 
हो जाने का हो, जिसका जन्ममरण होता है --आग- 
मापायिनोऽनित्याः भग० २।२४, --ज्ञास्त्रम्‌ 
(नपुं) 1. 'आगम' से संबंध रखने वाला शास्त्र : 
2. माण्डूक्य का परिशिष्ट, श्रुतिः (स्त्री ) 
परम्परा । 

आगमित (वि०) [आगम्‌ +-णिच्‌ + कत] 1. सीखा हुआ, 
(किसी से) शिक्षा प्राप्त प्रकृतिस्थमेव निपुणा- 
गमितम्‌ शि० ९।७९ 2, पठित, जिसने पढ़ लिया 
है 3. निश्चय किया हुआ । 

आगृल्फम्‌ (नपुं०) जूता--हर्प ० । 

अग्निहोत्रिक [अग्निहोत्र+ ठक्‌] अग्निहोत्र से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

आग्रयणेष्टिः (स्त्री) [ष० त०] ऋतु के प्रथम फल की 
आहुति । 

आङ्गिकः [अङ्ग~-ठक्‌ ] घुटनों से नीचे तक पहुँचने वाला 

कोट । 

आङ्कारिकः [अङ्गार--ठक्‌] कोयले को जलाने वाला 

महा० १२।७१।२० । 

आङ्गिरस (वि०) [अङ्गिरस्‌ +-अण्‌] विशिष्टता से युक्त 
वर्षं का नाम आङ्भिरस्त्वब्दभेदे मुनिभेदे तदीरितम्‌ 
~ नाना० । 

आचन्द्रतारकम्‌ (अ०) जब तक संसार में चाँद और तारे 
हैं, अर्थात्‌ सदा के लिए । 

आचपराच (वि०) [आ_+-अज्च्‌ --विवन्‌ +परापूर्वक्र 
अणू] इधर उधर घूमने वाला । 

आचमनवाहिन्‌ (पुं०) [आचमन--वाह--णिनि] पानी 
निकालने वाला, पानी खींच कर निकालने वाला, पनि- 
हारा । 

आचान्तिः (स्त्रीश) [आ--चम्‌--क्तिन] मुखशुद्धि के 
लिए आचमन करना । 

आचरित (वि०) [आवर्‌-+-क्त] बसाया हुआ, बसा हुआ 
~ देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ~ रा० १।२५। 
१४। 

आचारचक्रिणः [आचार+-चक्र+ इनि]. वैष्णव संप्रदाय के 
सदस्य । 

आचारपुष्पाञ्जलिः (स्त्री) (प्रवेश करते समय घर के 
द्वार पर ही) धामिक प्रथा के रूप में पुष्पों का उपहार 
भेंट करना । 

आचार्यदेशीय (वि०) [आचारयदेश+ छ] आचाय से कुछ 
निम्न पद कां (भाष्यकर्ताओं ने इस उपाधि को उन 
विद्वानों के नामों के साथ जोड़ा हे जिनकी उक्ति 
'सत्य' के एक अंश को ही प्रकट करती है) । 


( १२२९ ) 


आचार्यसबः [आचाय॥सुनंअच्‌] एकाह--अर्थात्‌ एक 
दिन तक रहने वाला यज्ञ का नाम । 
आचार्यकम्‌ | आचार्य {-क] 1. आचार्य का पद--ताण्डवा- 
चायंक कुर्वन्चिव क्रीडाशिखण्डिनाम्‌-- भा० १।११०६ 
2. आचार्य का सम्मान करना चकाराचार्यकं तत्र 
कुन्तीपुत्रो घनञ्जयः महा० ७।१४७।६ 3. भाष्य- 
कर्ता या व्याख्याकार का कर्तव्य थ्रृत्यञ्चलाचायंकम्‌ 
--विइव० २८९ । 
आचेष्टित (वि०) [आ--चेष्ट्‌--क्त] उपक्रान्त, वचन 
दिया हुआ, तम्‌ कार्य, कृत्य, कार्यकलाप । 
आच्छन्न (वि०) [आ--छद्‌ +क्त] आवृत, ढका हुआ । 
आच्छादनम्‌ [आ+-छद्‌ )-णिच्‌ - ल्यूट्‌ | विस्तरे की चादर । 
आजात (वि०) [आ¬-जन्‌ +-क्त| उच्च कुल में उत्पन्न, 
यो वे कश्चिदिहाजातः क्षत्रियः क्षत्रकर्मवित्‌--- 
महा० ५।१३४।३८। 
आजानिक (वि०) [आ--जाया (जानि) स्वार्थे कन्‌] 
अन्तर्जात, आ नैसर्गिक आजानिकरागभूमिता--ने० 
१५।५४, अ० झ० ५। 
आजपादम्‌ (नपुं०) पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र । 
आजिमुखम्‌ [प° त०] युद्ध का अग्रभाग । 
आज्जीवितान्तम्‌ (अ०) मरने तक, मृत्युपर्यंत । 
आज्यग्रहः [ष० त०] घी का कटोरा । 
आज्यभागः [प० त०] घी की आहुति का हिस्सा । 
आञ्जनाभ्यञ्जने (नपुं० कर्तु० द्वि० व०) आँखों का अंजन 
और पैरों का उबटन । 
ला [अञ्जलि - ठक्‌] अर्धचन्द्र के आकार का एक 
र्‌ । 
आटविकः [अटव्यां चरति भवो वा ठक्‌] जंगली जनजाति 
का चौध्री--कौ० अ० १1१० । 
आढ्यरोगः [आ-+ध्ये क पृपो०+-रुज्‌+-घञ्ञ्‌] गठिया, 
सम्धिवात । 
आण्डकोशः [अण्ड-- अण्‌ --कोशः] अंडे का खोल । 
आतङ्कम्‌ [आ-{ तञ्च्‌ न घडा,, कुत्वम्‌] भरणी नक्षत्र । 
आतप्त (वि०) [आ--तप्‌+ क्त] गर्म किया हुआ, आग 
में तपाया हुआ । 
आतिशायिक (वि०) [अतिशय+ठक्र] अतिप्रचुर, बहुत 
अधिक । 
आतिष्ठद्गु (अ०) [तिष्ठन्ति गावः यस्मिन्‌काले दोहाय] 
उस समय तक जब तक कि गोऐँ दुहे जाने के लिए 
ठहरती है (सायंकाळ के बाद एक डेढ़ घंटा तक) 
~ आतिष्ठद्गु जपन्‌ सन्ध्याम्‌ - भट्टिः ४।१४.। 
आत्मन्‌ (पुं०) [अत्‌-मनिण्‌] मानसिक गुण - भावशृद्धि- 
देया सत्यं संयमश्चात्मसंभवः- महा० १२।१६७।५ । 
(समस्त शब्दों में आत्मन्‌ के 'न्‌' का लोप हो जाता 
हँ) । सम०--आनन्दः आत्मा को प्राप्त होने वाला 


परम सुख, परमानन्द, औषम्यम्‌ स्वसादृश्य, अपनी 
. समानता-आत्मौपम्यन सर्वत्र भग० ६।३२,-- कर्मन्‌ 
(नपुं०) अपना कर्तव्य, ज्योतिः (नपुं) आत्मा 
की प्रभा, तेज तृप्त (वि०) अपने में संतुष्ट -आत्म- 
तुप्तश्च मानवः--भग० ३1१७, प्रत्ययिक (वि०) 
अपने अनुभव से जानकारी प्राप्त करने वाळा --आत्म- 
प्रत्ययिकं शास्त्रम्‌ महा० १२।२४६।१३, ˆ भूः 
कामदेव,--बर्ग्य (वि०) अपने दल या समुदाय से 
संबंध रखने वाला, उद्बाहुना जुहुविरे मुहुरात्मवर्ग्याः 
--शि० ५।१५, संस्थ (वि०) अपने पर ही दृष्टि 
जमाये हुए आत्मसंस्थं मनः कृत्वा भग० ६।२५, 
सतत्त्वम्‌ दे० आत्मतत्त्वम्‌, स्थ (वि०) जो अपने 
अधिकार में हो-आत्मस्थं कुरु शासनम्‌ -रा० २।२१।८। 


आत्ययिक (वि०) [अत्यय--ठक्‌] विलम्बित, जिसमें 
पहले ही देर हो गई हो--कृत्यमात्ययिक स्मरन्‌ रा? 
५1५८४६ । 

आत्ययिकभ्‌ [अत्यय +-ठक्‌] 1. कठिनाई. संकट 2. अनिवार्यं 
कर्तव्य । 

आत्रेयी [अत्रेरपत्यं ढक्‌, स्त्रियां डीप्‌] गभिणी स्त्री महा० 
१२।१६५।५४, आत्रेयीमापन्नगर्भामाहुः --मी० सू० ६। 
१।७ पर शा० भा० । 

आथर्वणम्‌ [अथरवन्‌+-अण्‌] जारण मारण दोना, जादू । 

आदष्ट (वि०) [आ¬-दश्‌+- क्त] कुतरा हुआ, चोंच मारा 
हुआ, ठूंगा हुआ । 

आदानम्‌ [आ--दा--ल्युट्‌] पराभूत करना, पराजित करना 
--अथवा मन्त्रवद्‌ ब्रृयुरात्मादानाय दुष्कृतम्‌ - महा? 
१२।२१२ । 

आदानसमितिः (स्त्री) जैतियों के पाँच सिद्धान्तों में से 
एक जिसमें वस्तु को इस प्रकार ग्रहण किया जाता 
हे जिससे कि कोई जीवहत्या न हो! 

आदाहभ्यम्‌ निर्भयता. महा० १२।१२०।५ । 

आदिः [आ --दाञ-कि] 1. प्रथम, प्रारम्भिक 2. साम के 
सात भेदों में से एक--अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधं 
सामोपासीत''*``'यदेति स आदिः-छा० २।८।१। 
सम०--दीपकम्‌ दीपकालंकार का एक भेद (जहाँ 
क्रिया वाक्य के आरम्भ में हो),--विषुला आर्या 
छन्द का एक भेद, वक्षः एक प्रकार का पौधा । 

आदित्यदर्शनम्‌ [प° त०] एक संस्कार जिसमें चार मास के 
बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता हे । 

आदित्यपुराणम्‌ एक उपपुराण का नाम । 

आदीनवदर्श (वि० ) [आ-:-दी--क्त--वा--क, दृश्‌ | 
घडा] पासे के खेल में अपने साथी खिलाड़ी के प्रति 
दुर्भावना रखने वाला । 

आदेशः [आ-+-दिश्‌-+घव्म_] किसी कार्य को करने का 
संकल्प, ब्रत--उद्धृतं मे स्वयं तोयं ब्रतादेशं करिष्यति 


( १२३० ) 


णारा० २१२२1२८ । सम०-कृत्‌ जो आज्ञा का पालन 
करता हैं तवादेशकृतोःमियान्तु - रा० ५५२ । 

आदेशिकः [आदेश-|-ठक ] “भविष्यवक्ता, ज्योतिषी- पुष्प 
भद्रादिकैरादेशिकैरादिष्टा स्वप्न० १। 

आद्यकालिक ( वि० 
केवळ वर्तमान को देखने वाला --आद्यकालिकया 
बुद्धया दुरे शव इति निर्भधा:--महा० १२।३२१।१४ । 

आधमणिकः [अघम --क्रणिक:] कजेदार, ` मूलात्तु द्विगुणा 
वृद्धि गृंहीता चाघमणिकात्‌ - शुक्र> ४८८० | 

आधानम्‌ [आ +-धा+-ल्युट्‌] मैथुन--तवापि मृत्युराधा- 
नादकृतभ्रज्ञ दशितः भाग० ९९३६ | 

आधिः [आ--धा-| कि] दण्ड, एंनमाधि दापयिष्यद्यस्मा- 
तेन भयं क्वचित्‌--शुक्र० ४६४१ | 

आधिमासिक (वि०) [अविमास --ठक्‌] अधिमास या मल- 
मास से संबंध रखने वाला---करणाधिष्ठितमाधिमासि- 
कम्‌--कौ० अ० २७! 

आधिरथिः [अधिरथ-+- इञ्ञ्‌] अधिरथ का पुत्र, कर्ण --हत॑ं 
भीष्ममाधिरथिविदित्वा--महा ०. ७।२।१ । 

आधूत (वि०) [आ--घू-+क्त] हिलाया हुआ, क्षुब्ध 
ना पवनाघूतलतासु विश्रम:--रघु० ६ । 

आधारः [आ-न-घ-- घडा] किरण,-- आधार आलवाले- 
अम्बुबन्धे च किरणेडपि च - नाना» । सम०-- चक्रम्‌ 
रहस्यमय या अलौकिक चक्र जो शरीर के पश्चवर्ती 
भाग पर स्थित हे--सम्यगाधारचक्रे तरुणमरुणगात्रं 
-वारणास्यं त्रिनेत्रम्‌ - गणेश० । 

आनतिकरः [आ¬-नम्‌-/-क्तञ-क्+-अच्‌] उपहार, पारि- 
तोषिक । 

आनद्धः [आ~-नह्‌ +क्त] ढोल या थपकी--अमानमानद्ध- 
मियत्तयाध्वनीत्‌ - नै० १५१६ । 

आनन्दकरः [आनन्द-|-क्+अच्‌] चन्द्रमा,--काष्ठा यथा- 
नन्दकरं मनस्तः भाग० १०।२।१८ । 

आनन्दतीर्थः द्वैतसंप्रदाय का संस्थापक श्री माघवाचार्य । 

आनन्दभरवी संगीत का एक भेद । 

आनर्तः, -- तम्‌ [आ--नृत्‌ +-घञ्ञ्‌] नाच । 

आनुजीव्यम्‌ [अनुजीवि ¬-ष्यञ्ग्‌] सेवक के प्रति नम्रता का 
व्यवहार --- पशुपकुलनिवासादानुजीव्यानभिन्न:--दूत ० 
१।३९ । 

आनुपथ्य (वि०) [अनुपथ--ष्यडा] सड़क॑ के साथ-साथ 
चलने वाला । 


आनुपू्व्यवत्‌ (वि०) [अनुपूर्व + ष्यडा.,--मतुप्‌] निश्चित, | 


नियत क्रम को रखने वाला । 
अनुयात्रम्‌ [अनुयात्रा -†-अण्‌] दे० अनुयात्रिक । 
अनुयात्रिकः [अनुयात्रा +-ठक्‌] अनुचर, सेवक । 
आनुषङ्गिक (वि०) [अनुषङ्गञ-ठक्‌] 1. गौण कार्य 
2. टिकाऊ । 


) [आदौ भवः यत्‌ - काळ-{-ठक्‌] . 


आनृत्‌ (दिव्रा० पर०) नाचना, उछालना--आनृत्यतः 
शिखण्डिनो--अथ० ४।३७।७ । 

आनृशंस्यम्‌ [अनृशंस ‡-ष्यञ्ञ, प्ररक्षक की आतुरता - स्त्री 
प्रपाष्टति कारुण्यादाश्नितेत्यानृशंस्यत:-रा० ५1१५1५० । 

आन्तःपुरिक (वि०) [ अन्तःपुर + ठक्‌ ] अन्तःपुर से संबंध 
रखने वाला । 

आन्तःपुरी [ अन्तःपुरे भवः अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ | अन्तःपुर 
की सेविका, नौकरानी---नै० १९।६५ पर नारायणं । 

आन्तरागारिकः [ अन्तरागार+-ठक्‌ ] कञ्चुकी । 

आन्तर्वेदिक (वि०) [ अन्तर्वेद--ठञ्ग्‌ ] यज्ञवेदी के अन्दर 
वर्तमान । 

आन्यतरेय (वि०) [अन्यतरा {-ढक्‌] किसी अन्य विचार- 
धारा या संप्रदाय से संबंध रखने वाला । 

आपच्चिक (वि०) कठिनाइयों को पार करने वाला । 

आपणः | आपण्‌ -- घडा, ] व्यापारिक क्रियाकलाप, वाणिज्य 
~ पिहितापणोदया -रा० २।४८।३७। सम०~वीथिका 
बाजार, - वेदिका विक्रयफलक । 

आपदेवः वरुण का-नाम, एक मीमांसक का नाम । 

आपरपक्षीय ( वि० ) [ अपरपक्ष‡छ ] कृष्णपक्ष से 
संबन्ध रखने वाला । 

आपातमात्र (वि०) क्षणस्थायी, क्षणमात्र रहने वाला । 

आपात्य (वि०) आक्रमण की इच्छा से आगे बढ़ता हुआ, 
(किसी शत्रु पर) टूट पड़ने बाळा आपात्यसँनिक- 
निराकरणाकुलेन -शि० ५।१५ । 

आपृष्ट (वि०) [आ पृच्छ्‌ +क्त ] 1. सत्कृत 2. पूछा 
गया नापृष्टः कस्यचिद्ब्रूयात्‌ । 

आपोशानः | ष० त० ] एक प्रकार के प्रार्थना मंत्र जो 
भोजन से पूर्वं और भोजन के पश्चात्‌ आचमन करते 
समय बोले जाते हैं नै० १९।२८। 


आप्त (वि०) | आप्‌ +क्त ] लाभप्रद, उपयोगी-- अधि- 
ष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना --रा० ६।९०।१० । 
सम० अधीन (आप्ताधीन) (वि०) विश्वसनीय 
व्यक्ति पर निर्भर रहने वाला, -आगमः (आप्तागमः) 
विश्वसनीय वैदिक साक्ष्य -परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ 

सां० का० ६,--उक्तिः (स्त्री०) (आप्तोक्ति:) 

1. आगम 2. अनुषंगी 3. सामान्य कथन जो प्रयोगतः 
मान लिया गया हो, उपदेशः (आप्तोपदेश:) किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी गई नसीहत,--आप्तोर्यामः 
एक प्रकार का यज्ञ । 

आप्य (वि०)[ आपां इदं अण्‌, स्वार्थे ष्यञ्‌ ] पनघोडा, 
एक प्रकार का घोड़ा जो पानी में ही उत्पन्न होता हैं । 

आप्यम्‌ (नपुं) (वेद०) जल, पानी -- पृथिव्याप्यतेजो- 
निलखानि श्वेत» २।१२। 

आध्यायः [ आप्ये + घञ्ञ्‌ ] पूरा होना, फूलना, मोटा 
होना । 


( १२३१ ) 


आप्याय्य (वि०) [ आप्यं --ण्यत्‌ | सन्तुष्ट होने के योग्य, 
प्रसन्न होने के योग्य । 

आप्रवण (वि०) [आ+-प्रु+ल्युट्‌ू ] ईषत्रवण, कुछ 
शालीन, थोड़ा शिष्ट । 

आप्लुत (वि०) [ आप्लु--क्त | ग्रहणग्रस्त-अवाडमुखमथो 
दीनं दृष्ट्वा सोममिवाप्छूतम्‌--रा० ७।१०६।१। 

आप्लुष्ट (वि०) [ आप्लुष्‌+ क्त ] ईषद्ग्ध, झुलसा हुआ 
—दिबाकराप्लुष्टविभूषणास्पदाम्‌ -कु० ५।४८। 

आफलकः [ आ+ फल + कन्‌ ] घेरा, बाडा - वार्याफलक- 
पयंन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ - रा० १।७०।३ । 

आफीनम्‌ (नपुं) अफीम । 

आबद्धमण्डल | (वि०) [ न० ब० | गोलाकार चक्र बनाने 

आबद्धवलय वाला । 

आबन्धुर (वि०) [ आबन्ध्‌ + उरच्‌ ] थोड़ा गहरा । 

आबालम्‌ (अ०) बच्चे तक, बच्चे से लेकर | सम० 
--गोपालम्‌ (अ०) बच्चों और ग्वालों समेत, 
—वृद्धम्‌ (अ०) बच्चों से लेकर बूढ़ों तक' । 

आज्रह्म (अ०) ब्रह्म तक । 

आभङ्भम्‌ (नपुं०) किसी मूर्ति की झुकी हुई मुद्रा । 

आभात (वि०) [ आभा+-क्त ] 1. चमकोला, देदीप्यमान 
2. प्रतीयमान । 

आभास: [ आभास्‌ --घडा, ] 1: मूर्ति ढालने के नौ पदार्थों 
में से एक 2. एक प्रकार का भवन 3. पुजा की एक 
अप्रामाणिक रीति - विघर्मः परधमंश्च आभास उपमा 
छूः, अधमंशाखाः पञ्चेमा घर्मज्ञोऽघर्मवत््यजेत्‌ 
--भाग० ७।१५।१२ । 

आभास्वरः (पुं०) निम्तांकित बारह विषषों का एक संग्रह 
तु०--आत्मा ज्ञाता दमो दान्तः शान्तिर्ञानं शमस्तपः, 
काम: धो मदो मोहो द्वादशा भास्वरा इमे -तारा० 

आभिप्रायिक (वि०) [ अभिप्राय+-ठक्‌ ] ऐच्छिक 
इच्छानुगामी । 

आभिमन्यवः [ अभिमन्यु + अण्‌ ] अभिमन्यु का पुत्र, 
परीक्षित । 

आभियोगिक (वि०) [ अभियोग --ठक्‌ ] दक्षता से किया 
गया, चतुराई से युक्त । 

आभूत (वि०) [ आ+-भु+-क्त ] 1. उपजाया हुआ, पदा 
किया हुआ--भाग० ३।२६।६ 2. भरा पूरा, स्थिर 
--भाभृतात्मा मुनिः--भाग० ४।८।५६ । 

आम्यायारिक (वि०) [ अभ्यागारञ-ठक्‌ ] घर म रखने 
के योग्य । 

आश्र (वि०) [ अभ--अण्‌ ] अभरक से निमित-चन्द्रा- 
भमाश्रं तिलक दघाना--ने० ६1६२ । 

आसपेज्ञा: [ स० त० ] कच्ची अवस्था में पीसा गया अन्न । 

आमस्त्रित (वि०) [ आन+-मन्त्र+क्त ] मन्त्र बोल कर 
पवित्र किया भब्ह-~क्षदा्रामामत्त्रितांनाम्‌ -महा० 


१५५ 


३।२०।२६ । सम० - वचनम्‌ संबोधन अर्थ में प्रयुक्त 
शब्द,--विभक्तिः संबोधन अर्थे को प्रकट करने 
वाली विभक्ति । 

आमन्त्रितम्‌ . (नपुं) [ आमन्त्‌ +क्त ] 1. सम्बोधित 
करना 2. संलाप 3. संबोधन की विभक्ति । 

आमालकः (पुं०) पहाड़ी स्थान । 

आमिषार्थी (वि०) [अम्‌ टिषच्‌ दीर्घश्च तमर्थयति - इनि] 
मांस चाहनेवा ला, मांस के लिए निवेदन करने 
वाला । 

आमकुलित (वि०) [आमुकुल--इतच्‌] थोड़ा सा खुला 


हुआ । 
आमुक्तम्‌ [आमुच्‌ --क्त] कवच । 
आमुपः (पुं०) कांटेदार बाँस । 


आमोगः (पुं) कवि की रचना की अंतिम पंक्ति जिसमें 
कवि का नाम बताया गया हो- यत्रेव कविनामस्यात्स 
आमोग इतीरित:--संगीत दामोदर । 

आजः [अम्‌गत्यादिषु रनूदीर्घशच] आम का वृक्ष । सम? 
--आस्थि आम की गुठली, आम का बीज,-- पञ्चचस; 
संगीत का एक विशेष राग, - फरूप्रयाणकम्‌ आमों के 
रस से तैयार किया हुआ एक शीतल पेय । 

आस्लपडचकस्‌ [आम्लपञ्च--कन्‌] इमली आदि पाँच 
(बेर, अनार, करौंदा, इमली और कमरक) फलो के 
रस से तैयार किया गया एक आयुर्वेदिक पदार्थ । 

आयः [आ--इ+-अच्‌, अय्‌ घळ्‌ वा] आमदनी का स्रोत 
--मार्मत्यायशत रर्थान्‌--महा ० १३।१६३।५ |) सम० 

दर्शिन्‌ (वि०) राजस्व-समाहर्ता,--मुक्षम्‌ राजस्व 

के रूप - कौ० अ० २1६, - झरौरम्‌ आय का शरीर 
--कौ० अ० २।६। 

आययथापुरयम्‌,---पृव्येम्‌ (नपुं०) ऐसी स्थिति या अवस्था 
का होना जेसी पहले नहीं थी । 

आयत (वि०) [आयम्‌ +क्त] सुप्त, सोया हुभा,--तं 
नायतं बोधयेदित्याहुः---बृ० ४।३।४६ । 

आयतिः (स्त्रा०) [आ--या--डति] वंश परंपरा, वंश- 
विवरण पीढ़ी--गरक्ष्यन्ति समरे योधा शळलूभानामिवायतीः 
—महा० ७।१५९।७१ । 

आयस्तस्‌ [आ ¬-यंस्‌+-क्तं] महान्‌ प्रयत्न, शक्ति का 
विस्तार - न मे गवितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ 
--रा० ४।१६।९ । 

आयानम्‌ [आ +-या~-ल्युट्‌] घोड़े का आभूषण । 

आयुष्यमन्त्रः (पुं) ऋग्वेद का मन्त्र जो “यो ब्रह्माब्रह्मण 
उज्जहार'"'” से आरंभ होता हं । 3 

आयुष्यहोब: [आयः प्रयोजनमस्य यत्‌, हु मन्‌] यज्ञ विशेष 
जिसके अनुष्ठान से मनुष्य दोघंजोबी हो सकता हें । 

आयोजनम्‌ (अ०) एक योजन की दूरी तक । 


| आयोवः (पुं) अयोद का पुत्र मुनि धौम्य + 


( १२३२ ) 


आरङ्करः (पुं०) मधुमक्खी (वेद०) -- आरङ्गगरेव मध्वेर- 
येथे -ऋ० १०।१०६।१० । 

आरण्यकसामन्‌ (नपुं०) सामदेव का एक सूक्त । 

आरम्भः {आञ-रम्‌+घञ्ञ्‌, मुम्‌] 1. शुरू 2. पहला अङ्कु 1 
सम०--भाव्यत्वम्‌ क्रियाशीलता के द्वारा ही उत्पादन 
की स्थिति-मी० सू० ११।१।२०, -रुचिः किसी 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को शुरू करने में रुचि, - शूरः 
जो व्यक्ति शुरू शुरू में बहुत अधिक उत्साह 
दिखलाता हे । 

आरवडिण्डिमः [ष० त०] एक प्रकार का ढील---चण्डि- 
रसितरशनारवडिडिममभिसर सरसमलज्जम्‌-- गीत ० 
११।६। " 

आरासः [आ--रास्‌+-घञ्ञ्‌ ] घोर शब्द । 

आरीण (वि०) [आ--री--क्त] बिल्कुल सूखा हुआ 
~भरीणं लवणजलं भट्टि १३।४। 

आरुतम्‌ [आ--रु- क्त] क्रन्दन, विलाप, रोना-धोना 
-- निषेदुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुता:--रा० ६। 
१०६।३१। 

आरुणेयः [आरुणि-|-ढक्‌] आहृणि का पुत्र श्वेतकेतु । 

आरोग्यम्‌ [अरोगस्य भाव:-्यव्य_] रोग से मुक्ति, अच्छा 
स्वास्थ्य । सम०--अम्बु (नप्‌ ०) स्वास्थ्यप्रद जल, 
ता चिन्तामणिः आयुर्वेद के एकं ग्रन्थ का नाम 

प्रतिपद्व्रतम्‌ स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए एक ब्रत । 

आरोपयित (वि०) [आ +रूप्‌+-णिच्‌ञ-तृच्‌] घारण 
करने वाला । 

आकंम्‌ (अ०) [आ--अकंम्‌] सूर्य तक - आकल्पमाकंमहंन्‌ 
भगवन्चमस्ते--भाग० १०।१४।४० । 

आर्चायण (वि०) [न० ब०] ऋचाओं में विद्यमान । 

आर्चीकम्‌ [अर्चा अस्त्यस्य अण्‌, स्वार्थ कन्‌ ]ऋग्वेद के मंत्रों 
से युक्त, सामवेद । 

आजंबम्‌ [ऋजोर्भावः अण्‌] सम्मुख भाग, (अधि० आजंवे 
=सम्मुख भाग में सीधा) - देवदत्तस्यार्जवे मैं ० सं ० 
१११५ पर शा० भा० | 

आते (वि०) [आ+-ऋ¬-कत] असुविधाजनक- -आर्ता 
यस्मिन्‌ काले भवन्ति स आतं: कालः - मै सं० ६।५। 
३७ पर शा० भा०। सम० -- त्राणम्‌ जो कठिनाइयों 
में ग्रस्त हैं उनको बचाना । 

आर्तवम्‌ [ऋतुरस्य प्राप्त इति अण्‌] मासिक ऋतुस्राव, 
गिरिकायाः प्रयच्छाशु ह्यस्या आर्तवमद्य वै -- महा० 
१।६२३।५५ । 

आदें (वि०) [आ +-अर्द +-रक्‌, दीर्घश्च] गीला, तर । 
सम० -'एषाग्निः आग जो गीली लकडियो द्वारा 
सुरक्षित रखी जाती है -यर्थवाई वाग्ने: पृथग्धूमा 
निस्सरन्ति शत०,- कपोलितः उन्माद काल की 
दूसरी अवस्था में हाथी जब कि उसका गंडस्थल अपने 


मद से गीला हो जाता हें,- पत्रकः बांस, भावः 
1. गीलापन 2. कृपा, मृदुता -- धनुर्भृतोऽप्यस्य दयाद्रे- 
भावम्‌--रघु० २।११ । 

आश्रिका (स्त्री०) हरा या गीला अदरक । 

आम्‌ [ऋध +-अण्‌ ] प्रचुरता, बाहुल्य । र 

आधंनारोइवरम्‌ [ अर्धनारीश्वर-]-अण्‌ | भगवाव्‌ शिव के 
अधेनारीश्वर रूप से सम्बद्ध । 

आर्य (वि०) [ऋ+ण्यत्‌ ] 1. आर्यावर्त का निवासी 
2. योग्य, आदरणीय, सम्मानयोग्य । सम०--आ- 
गमः (आर्या-| आगमः) आर्य जाति की महिला के 
पास संभोग की इच्छा से पहुँचना- अन्त्यस्यार्यागमे 
वधः ` याज्ञ ७ २1२९४, -- जुष्ट (वि०) आय॑जनों के 
द्वारा अनुमोदित तथा अनुगत,--मतिः जिसकी बुद्धि 
बहुत अच्छी है, - बाक (वि०) आयं जाति की 
भाषा बोलन बाला,--शीलः उत्तम चरित्र से युक्त, 
अच्छे शील वाला,--सिद्धान्तः आयेभटक्रृत ग्रन्थ, 

स्त्री आयंमहिला । 

आकिक्यम्‌ | ऋषेरिदं--अणू, आवं-|-ठक, ततः प्यञा्‌ | 
आयंधर्म, वह धर्म जिसकी ऋषियों ने स्थापना की 
है । 

आलकन्दकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का मूंगा, प्रवाल--कौ० 
अ० २1११ । 

आलग्न (वि०) ! आलग्‌--क्त ] पालन करता हुआ, 
चिपका हुआ, अनुषक्त । 

आलम्बनम्‌ [आलम्ब--ल्युट्‌ | मन के अनुरूप घमं । 

आलानम्‌ | आलीयतेऽत्र - आली¬-ल्युट्‌ | लगाव या 
स्थिरता का बिन्दु, (पोल, खूंटाया रस्सी आदि) 
--उलूखलं वा यमिनां मनो वा गोपाङ्गनानां कुच- 
कुड्मल वा मुरारिनाम्नः कलभस्य नूनमालानमासीत्‌ 
त्रयमेव भूमौ--कृष्ण० । 

आलापा [ आलप्‌+-घञ्ञ्‌, टाप्‌ ] संगीत की एक मधुर 

ध्वनि । 

आलापनम्‌ [ आ+-ल्प्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] संगीत शास्त्र 
के किसी एक राग की विशेषताओं का वर्णन । 

आलिक्रमः | आ--अल्‌-+- इन -- क्रम्‌ +- घडा, ] एक प्रकार 
की संगीतरचना, संगीतनिबन्ध । 

आलिजनः | आलि ¬-जनः ] सहेलियाँ । 

आलेख्यगत (समपित) (वि०) [आलेख्ये गत:--स० त°] 
चित्र में लिखित, चित्रित - निशीथदीपाः सहसा 
हतत्विषो बभुवृरारेख्यसमपिता इव --रघु० ३।१५ ॥ 

आलिङ्कघ (वि०) [ आलिङग्‌ +-ण्यत्‌ ] आलिङ्गन करने 
के योग्य ने० ७।६६। 

आलयः | आलीयतेऽस्मिन्‌ --आली+-अच्‌ ] ग्राम, आवास, 
मन्दरस्य च ये कोटिं संश्रिता केचिदालया:--रा० 
४॥४०॥२५ ॥ 


मम 


( १२३३ ) 


आरन (वि०) [ आली--क्त ] बन्द, सुप्त--अ्रमराली- 
नपङ्कुजम्‌ । 
आलोढा [आ +-लिह+ क्त -4-टाप्‌ ] ऋतुमती स्त्री-नाली 
ढ्या परिहतं भक्षयीत कदाचन--महा० १८।१०४।९०। 
आलुलित (वि०) [ आलूलू +क्त ] क्षुब्ध, ईषदुद्विग्न, 
जरा सा घबराया हुआ । 
आलेपनम्‌ [ आलिम्प्‌ +-णिच्‌+-ल्यृट्‌ ] 1. पानी मिला 
हुआ आटा जिससे घर का द्वार सजाया जाता हूं, 
विशेषतः दक्षिण भारत में--विधुमालेपनपाण्ड्रम्‌ 
--नै० २।२६ 2. रंगना या सफेदी छीपना - आठेप- 
नदानपण्डिता--ने 3 १५1१२ 1 
आलोकः [ आलोक्‌ --घञा, | 1. केवळ दर्शन - आलोकमपि 
रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिता:--रा० २।४७।२ । 
आलोककः [ आलोक -|-प्वुल्‌ ] दर्शक, देखन वाला ! 
आवपनम्‌ | आवप्‌ +-ल्युटं ] 1. उद्गमस्थान--यस्य छन्दो- 
मयं ब्रह्म देह आवपनं विभोः - भाग; १०।८० ।४५्‌ 
2. पटसन से निमित कपड़ा । 
आवापः [ आवप्‌ + घडा } तान्त्रिकों के मतानसार मन्त्र 
की बार-बार आवृत्ति जिससे अनेक कार्यो में सिद्धि 
प्राप्त होती ह-यस्तु आवृत्या उपकरोति स आवाप 
-में० सं० ११।१ पर शा० भा० । 
आवरभम्‌ [ आवृ+ल्युट्‌ ] 1. कवच--कि० 
2. भ्रम, आन्ति 
आवरोवस्‌ (वि०) [ आवृ--यङ--वस्‌ ] छादन, चादर, 
ढकना--शतरलो० २३ । 
आवर्जक (वि०) [ आवृज्‌+ण्वुल ] आकर्षक । 
आवर्तनम्‌ [ आवृत्‌ +ल्युट्‌ ] वर्ष, आवर्तनानि चत्वारि 
--महा० १३।१०७।२५ । 
(वि०) [आवस्‌ +-णिच्‌+-ण्यत्‌ ] बसा हुआ 
व्याप्त, पूर्ण, भरा हुआ --ईशावास्य मिदं-ईक्ष० १ । 
आबास्‌ (चुरा० पर०) (आ पूर्वक वास्‌) सम्पन्न करना, 
वास युक्त करना--आवासयन्तो गन्षेन--रा० 
२।१०३। ४१ | 
(स्त्री) [ अवीरेव स्वार्थे अण्‌ ] पीडा, कष्ट, 
प्रसववेदना । 
आवितन्‌ (तना० आ०) व्याप्त हॉना,--त्रींल्लोकानावि- 
तन्वाना:--भाग० ३।२०।३७ । 
आविस (वि०) [ आविद-{-क्त | विद्यमान । 
आविद्ध (वि०) [ आ व्यघ्‌-क्त | पास-पास रक्खा 
हुआ, छितराया हुआ स॒पाण्डुराविद्धविमानमालिनीम्‌ 
¬ र ५।२।५३ । 
बाविल (वि०) | आविलति दृष्टिं स्तृणाति विल्‌ स्तृतौक 
घुंघरा, अस्पष्ट, जो देख न सके । 
नाबिभूत (वि०) [ आविस्‌+- भू-क्त ] प्रकट हुआ हुआ 
~ आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीरचानुकच्छम्‌---मेघ + । 


१७।५९ 


आविमंष्डल (वि०) [न०ब०] जो वल के रूप मे 
दिखाई दे--विधुवति घनुराविर्मण्डलं पाण्ड्सूनौ--- कि० 
१४।६५ । 

आविहित (वि०) [ आविस्‌-+ घा ञ-कत ] जो दृश्य बना 
दिया गया हो । 

आवृत्तम्‌ [ आवृत्‌+-क्त ] बार-बार प्रार्थना या गीत से 
देवा को सम्बोधित करना । 

आवृद्धतबालकम््‌ (अ०) बड़ों से लेकर बच्चों तक । 

आव्यक्त (वि०) [ आवि-+-अञ्च्‌+- क्त ] स्पष्ट, सुबोध, 
तद्वाकयमाव्यक्तपदं निशम्य--रा० ७८८:२० 1 

आशास्‌ (वेद०) (अदा० आ०)दमन करना“-ऋु० 
२।२८।९। 

आझावासस्‌ (वि०) [ न० ब० | नंगा, नग्न । 

आशिक्षा [ आशिक्ष्‌+-अडः+-टाप्‌ | सीखने की इच्छा, 
चाज० ३०।१०। 

आशुकविः [ क० स० ] जो तुरन्त ही (बिना पहले से 
सोचे) काव्य रचना कर सके । 

आश्चमपरिग्रहः [ ष० त°] संन्यास (चौथा आश्रम) 
ग्रहण करना । 

आश्रमवासिपर्वन्‌ [ ४० त० ] महाभारत के पन्द्रहवें पर्व 
का प्रथम अनुभाग । 


| आश्रवः [ आश्रु ।-अच्‌ ] सांसारिक कष्ट,--सवितर्क- 


विचारमवाप शान्तं प्रथमं घ्यानमनाश्रुवप्रकारम्‌ बु० 
च्‌० ५।१० ! 

आइलेषणम्‌ [ आर्लिष्‌4-ल्युट्‌ ] आसक्ति, अनुरक्ति । 

आइवासिक (वि०) [ आइवास-+-ठक्‌ ] विश्वसनीय, 
विश्वासपात्र । 

आदिवनचिह्वितम्‌ (नपुं०) शारदीय विषुव । 


आस्‌,(आः) (अ०) उदासीनता योतक अव्यय नन्‌ 
आस्ते इत्य पवेशने भवति । नावळ्यमुपवेणने एव 
औदासीन्येपि दृश्यते । मी० सू० ३।६।२४ पर 
शा० भा०। 

आसक्त (वि०) [आसञ्ज्‌ क्त] अवरुद्ध, बन्द --कार्त- 
वीयभूजासक्तं तञ्जछ प्राप्य निर्मलम्‌-रा० ७।३२।५। 

आसंज्ञित (वि०) [ आसंञ्चा + इतच्‌ | जिसके साथ कोई 
समझौता हो गया है, सम्मिलित । 

आसद्‌ (प्रेर०) धारणा करना, पहनना - आसाद्य कवचं 
दिव्यं -र० ७।६।६४ । 

आसक्तिः (स्त्रीश) | आसद्‌ +क्तिन्‌ ] उलझन, घबरा 
--न च ते क्वचिदासत्तिबंद्धेः प्रादुर्भविष्यति- मह 
१२।५२।१७ । 

आसनम्‌ [ आस्‌-ल्युट्‌ ] 1. हौदा, हाथी की ग्रीवा और 
पीठ का मध्यवर्ती भाग जहाँ हस्त्यारोही ' बैठता है 
2. तटस्थता-_कौ० अ० ७।१३. पासे के खल में 
प्रमुक्‍त मोहरा । सम० - सचूडकम्‌ दीय । 


( १२३४ ) 


आसन्न (वि०) | आसद्‌ --क्त ] अवाप्त, प्राप्त-बाह्नो- 
रासन्नां सोतिमात्रं ननन्द--रा० ५।६३।३३ । सम० 
¬ चर (वि०) आसपास ही घूमने वाला । 

आसमुद्रान्तम्‌ (अ०) समुद्र के किनारे तक । 

आसुरायणः | आसुरि+-फक्‌ ] 1. आसुरि की सन्तान 
2. एक बैदिक संप्रदाय । 

आसेचनक (वि०) [ आसिच्‌+ल्युट्‌+-कन्‌ ] अत्यंत 
मनोहर जो असीम संतोष के देने वाला हो (उदाहर- 
णतः नेत्रासेचनकम्‌) दे० नेषध० (हिन्दी का 
संस्करण) पृष्ठ ५५९ । 

आस्तरकः [ आस्तृ +-ण्वुलू ] बिस्तर बिछाने वाला 
>कौ० अ० १।१२। 

आस्तारकः [ आस्त्‌ृ+-घज्ण्‌, स्वार्थं कन्‌ ] अंगीठी में लगने 
वाली जाली, जंगला । 

आस्तीर्णं (वि०) [ आस्तृ4-क्त ] 1. बिखरा हुआ, फैला 
हुआ 2. ढका हुआ । 

आस्यथानपट्ट:-पटुम्‌ | आस्थान पट्‌ + क्त ] सिंहासन, राज- 
गद्दी--नै० १०।५७। 

आस्थेय (वि०) [ आस्था--प्यत्‌ ] 1. श्रद्धेय, जिसके 
पास पहुँच कों जाय, जिससे प्रार्थना की जाय 
2. आदरणीय । 

आस्फुट्‌ (म्वा० पर०) आन्दोलन करना, हिलाना । 


इक्षुः [ इष्‌ +-क्सु ] एक प्रकार का बाँस--मौक्तिकरिक्षुकु- 
क्षिजेः- नै० २०।२१(नारा० भाष्य० इक्षुवंशविशेषः)! 

इक्षुमतो (स्त्री) [ इक्षु +मतुप्‌-+-डीप्‌ ] कुरुक्षेत्र प्रदेश 
में बहने वाली एक नदी । . 

इक्ष्वारि (लि) कः [ इक्षु +-अल्‌ --ण्वुल ] नरकुल, सरकंडा । 

इङ्गालः | इङ्गञ-आलच्‌ ] कोयला-वितेतुरिङ्गालमिवायशः 
परे-सि० सं०, इङ्गालः कारिकाग्निविटू - वैज० । 

ड्ड़ा | [ इल्‌ + अच्‌, लस्य डत्वं वा ] सामगान में प्रयुक्त 

इला ) स्तोभ नामक संगीत । 

इडाजातः [ पं० त० ] गुग्गुल । 

इण्डीकः (पुं०) कलम घड़ने वाला चाकू । 

इतिः (स्त्री) [ इ¬-क्तिन्‌ ] 1. ज्ञान 2. चाल, गति 
—श्च० चि० | 

इतिक (वि०) [ इति--कन्‌ ] गतियुक्‍त, चाल रखने 
वाला । 

इतिहासकथोद्भूतम्‌ [ त० स० ] किसी पौराणिक आख्यान 
या महाकाव्य से ली गई कथावस्तु--इतिहासकथो- 
दुभूतमितरद्वा सदाश्रयं, काव्यं कल्पान्तरस्थायि 
--काब्या० ! 

इत्कडः (पु) एक प्रकार का भास । 


आस्फोटितम्‌ [ आस्फुट्‌ +-क्त ] तालियां बजाना, शस्त्रास्त्र 
से प्रहार करना--आस्फोटितनिनादांइच -रा० ५। 
४३।१२, तस्यास्फोटित शब्देन --रा० ५।४।७। 

आस्युत्‌ (वि०) [ आ--सिव्‌--क्त ] मिला कर सीया 
हुआ । 

आश्रु (वि०) [ आश्रु + क्विप्‌ ] खूब बहने वाला, धारा 
प्रवाह से रिसने वाला । 

आश्रूपयस्‌ (वि०) [ न० ब० ] खूब दूध देने वाली गाय 
= अगाडूडकृत राखुपया जवेन--भागऽ १०।१३।३०। 

आस्वादित (यि०) [ आञ-स्वद्‌+-णिच्‌+-क्त ] जिसने 
स्वाद ले लिया हो, अनुभवी--मधु नवमनास्वादित- 
रसम्‌- श०। 

आहत्य (अ०) [ आहन्‌ +-ल्यप्‌ ] प्रहार करके, मार कर, 
पीट कर। सम०-- बचनम्‌ ललकारने वाला वक्तव्य । 

आहारतेजस्‌ (नपुं०) पारा, पारद । 

आहार्यशोभा (स्त्रो?) बनाया हुआ सौन्दर्य (विप० नैस- 
गिक शोभा) । 

आहितकः [आ+-घा + क्त, स्वार्थं कन्‌ ] भाड़े का--कौ० 
अ० २।१। 

आहूत (वि०) [ आ+हृ+क्त] कृत्रिम, बनावटी 
-अहुता हि विषयेकतानता ज्ञानधोतमनसं न लिम्पति 
न° १८।२। 


इदभ्बरम्‌ (नपु०) नीलकमल --निघ० । 

इद्धा (अ०) विशद, प्रकट, स्पष्ट । 

इन्दका [ इद्‌ 1-ण्वुल्‌ ‡-टाप्‌ ] मृगशीषंनक्षत्र पुंज में ऊपर 
रहने वाला तारा । 

इन्दिरारमणः [इन्द्‌-किरच्‌ +-टाप्‌+- रम्‌ञ-ल्युट्‌ ] विष्णु 
अन्तरा सकलसुन्दरीयुगलमिन्दिरारमणसंचरन्‌ 
—नारा० ६५] 

इन्दुः | उन्द्‌ +-उ, ओदेरिच्च ] 1. चन्द्रमा 2. अनुस्वार 
की परिभाषा । सम०--भुखो कमल बेल, --वल्लो 
सोम का पौधा,-- शफरिन्‌ एक पौधे का नाम,--सुतः, 
-- सूनुः बुधनामक ग्रह । 

इन्दुकः [ इन्दु +-कन्‌ | दे० 'इन्दुश्षफरिन्‌' । 

इन्द्रः [इन्दतीति इन्द्‌+-रन्‌] 1. देवों का स्वामी 2. ज्ञाने- 
द्रियों के पाँच विषय । सम०--आयुधम्‌ 1. इन्द्रधनुष 
2. हीरा, --कान्तः चारमंजिले भवन का एक प्रकार 
--मान०-२१।६०।६८,--छदः (इन्द्रच्छदः) मोतियों 
की माला, -- जः वालि, कर्ण,-जतु (नपुं०} शिला- 
जीत, - चुलि घन्दन,--प्रसतिः वदिक ऋषि, पैल 
आचार्य का शिष्य, -- भगिनी पार्नेती,--यशः इन्द्र को 
प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला मज्ञ--इवोऽ 


( १२३५ ) 


स्माकं घोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्वः भविष्यति 
--बाल०१,-- बानकम्‌ हीरे का एक प्रकार, कौ० अ० 
२।११,-- सार्वाणः चोदहवां मनु० । 

इन्द्रिः [इन्द्र+घ-_इय] 1. शक्ति 2. ज्ञानेन्द्रिय । सम० 
“धारणा ज्ञानेन्द्रियों का नियन्त्रण,-- प्रसङ्कः विषया- 
सक्ति, - संप्रयोगः विषयों से संबद्ध ज्ञानेन्द्रियों की 
क्रिया । 

इन्धनम्‌ [इन्ध्‌ +-णिच्‌--ल्युट्‌] इच्छावशेष, वासना-ये तु 
दग्धेन्धना लोके पुण्यपापविवजिताः-महा० १२। 
३४८।२ । 

इभकर्णकः (पुं०) 1. एक पौद्धा, तांबडा एरंड 2. गणेश । 

इरिणम्‌ (वेद०) [ऋ¬-इनच्‌, किदिच्च] चौसर खेलने की 
बिसात प्रवातेजा इरिणे ववृंताना--ऋ० १०।३४।१। 

इरिम्बिठिः (पुं) कण्वकुल के एक ऋषि का नाम जो 
ऋग्वेद के कई सूक्तों का द्रष्टा हे । 

इलिषी (स्त्री०) मेधातिथि की पुत्री । 

इल्यः (पु०) परलोक में होने वाला एक काल्पनिक वृक्ष 
-- स आगच्छतील्यं वृक्षम्‌ - कौषी० १।५। 

इवोपमा उपमा अलंकार जहाँ रचना में 'इब' शब्द का 
प्रयोग हुआ हो । 


इझीका हाथी की आँख की एक पुतली ! 

इष्‌ (तुदा० पर०) किसी काम को बहुधा करते रहना, 
बार-बार सम्पन्न करना । 

इच्छामात्रम्‌ (अ०) केवल इच्छा द्वारा रचित --इच्छामात्र 
प्रभोः सृष्टिः । 

इच्छारूपम्‌ (नपं०) 1. मानवीकृत इच्छा 2. इच्छानुरूप 
माना हुआ शरीर 3. दिव्य शक्ति की प्रथम अभि- 
व्यक्ति । 

इष्टभागिन्‌ (वि०) [इष्ट--भाग+-णिनि] जिसकी महत्त्वा- 
कांक्षा पूरी हो गई ह--अपूजयन्राघवमिष्टभागिनम्‌ 


--रा० ६।६७।१७५ । 
इष्टिः (स्त्री) [इष्‌ ‡-क्तिन्‌] कविता के रूप में एक 
परिसंवाद. संग्रहरलोक -ऋ० १।१६६।१४ पर 


भाष्य । सम०--श्राद्धम्‌ एक विशेष ओर्व देहिक क्रिया । 

इषिका, इषीका [इष्‌ गत्यादौ क्वुन्‌, अत इत्वम्‌] एक 
कांटेदार पौघा--संनिकर्घादिषीकाभिर्मोचिता परमाद्ध- 
यात्‌ -- रा० २1८1३० । 

इषपुडखा नील का पौधा । 

इषूयलि (वेद०) प्रयत्न करना । 

इष्टकामात्रा ईंटों का आकार प्रकार । 


ईक्षणश्रवस्‌ (पुं) [ब० स०] साँप--एषा नो नैष्ठिकी 
द्धिः सर्वषामीक्षणश्रवः--महा० १।३७।२९ 1 

ईरः [ईर्‌+-अच्‌] वायु, हवा । सम०-जः,-पुत्रः हनुमान्‌ । 

(पुं०) तंसु के पुत्र और दुष्यन्त के पिता का नाम । 

ईश्षः [ईश्‌-क] परमेश्वर, परमात्मा । सम ०--आवास्यम्‌ 
(ईशावास्यम्‌) ईशोपनिशद्‌ (अपने प्रथमाक्षर के 
आधार पर) --गीता (स्त्रीश) कूर्मपुराण का एक 
अनुभाग,-- दण्ड; रथ के धुरे की लकड़ी । 

ईशानकल्पः चार युगों का एक चक्र। 

ईशितव्य (वि०) [ईश्‌+-तव्य] शासन कियेश्जाने के योग्य, 
नियन्त्रण में रखने के योग्य--ईशितव्ये: किमस्माभि 
-—भाग० १०।२३।४५। 


उका (स्त्रीश) अवशेष, बचाखुचा । 
उक्थम्‌ (नपुं०) [वच्‌-थक्‌] 1. जीवन, प्राण--उक्थेन 


ईकवरकान्तम्‌ (नपुं ) एक भूखण्ड जिसका समस्त क्षेत्रफल 
९६१ वर्ग में विभक्त हो जाता ह--मान० ७।४६।४८। 

ईश्वरकृष्णः (पुं०) सांख्यकारिका का कर्ता । 

ईषत्कार्य (वि०) [ईषत्‌ +-कृ+-प्यत्‌] जो थोड़े से प्रयत्न 
से सम्पन्न हो सके - ईषत्कार्यो वधस्तस्य--महा० 
५।७४।२६ । 

ईषल्लभ (वि०) [ईषत्‌ +म्‌ +अच्‌] आसानी से उपलब्ध 
होने वाळा - ने० १२।९३। 

ईषद्वीयेः [न० ब०] बदाम का वृक्ष । 

ईसराफः (पुं) फलितज्योतिष में चौथा योग । 

ईहः (वेद०) [ईह्‌,+ अच्‌] स्तुति । 


उक्थः (पुं०) [वच्‌-थक्‌] अरिनि--उक्थो नाम महाभाग 
त्रिभिरुक्थ रभिष्टुतः-- महा० ३।२१९।२५। 


रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा--भाग० १।१५।६ | उखासंभरणम्‌ (नप्‌ं०) शतपथब्राह्मण का छठा अध्याय 


2. उपादान कारण- एतदेशामुक्यमथो हि सर्वाणि 
नामान्पृत्तिष्ठन्ति-बु० १।६।१। 


उख्यः ( 
नाम । 


) [ उखायां संस्कृतः ] एक वेयाकरंण का 


( १२३६ ) 


उखरम्‌ (नपुं०) खारी झील के निकला हुआ नमक, 
सांभर नमक । 


उग्र (वि०) [उच्‌ रन्‌, गश्चान्तादेशः] 1. भीषण, कूर, | 


दारुण, घोर, प्रचण्ड । सम०-- काली दुर्गा का एक 
रूप, - नृसिहः नृसिह का एक रूप,--पीठम्‌ एक 
भूपरिकल्पना जिसमें क्षेत्रफळ ३६ सम भागों में 
विभक्त होता हँ---मान० ७।७,--वोये: हींग,--श्रवस्‌ 
रोमहर्षण के पुत्र का नाम । 

उचिध (वि०) [ उच्‌ --क्त ] अन्तर्जात, नैसगिक - उचितं 
च महाबाहुः न जहौ हर्षं मात्मवान्‌- ( उचितं=-स्वभाव- 
मिद्धम्‌)--रा० २।१९।३७। सम०-ज्ञ (वि०) जो 
औचित्य को समझता हे । 

उच्च-{-अवच (उच्चावच) (वि०) [ उत्कृष्टं च अपकृष्टं 
च ] ऊंचा-नीचा, छोटा-बड़ा । 

उच्यध्कनः शाक्यमुनि का नाम । 

उच्चटम्‌ (नप्‌ ०) टीन, रांगा, कलई । 

उच्चक्‌ (भ्वा० पर०) टकटकी लगा कर देखना, निडर 
होकर देखना--भाग० ६।१६।४८ । 

उच्चयापचयौ [ उच्चयः अपचयश्च, ० स० ] समृद्धि और 
क्षय, उत्थान और पतन । 

उच्चादित (वि०) [ उद्‌--चंट्‌ +णिच्‌)-क्त ] उखाड़ा 
गया, दूर फेंक दिया गया -- दशकन्धरो '"' उच्चाटितः 
--भाग० ५।२४।२७। 

उच्चारप्रज्रावस्थानम्‌ (नपुं०) शौचालय, सण्डास । 

उच्चार्यमाण (वि०) [ उद्‌ +-चर्‌+-णिच्‌, कर्मणि शानच्‌ ] 

जो बोला जा रहा 

उच्चुम्ब्‌ ( भ्वा० पर० ) मुख ऊपर उठाकर चुम्बन 
करना। 

उच्छिखण्ड (वि०) [ ब० स० ] (मोर की भाँति) अपने 
परो को ऊँचा किये हुए । > 

उच्छिष्ट (वि०) [ उत्‌ + शिष्‌ 
अशुद्ध उच्छिष्टमपि चामे्- 
--भाग० । 

उच्छिष्टमोदनम्‌ (नप) मोम । 

उच्छृङ्गित (वि०) [ उद्‌ +-श्पुङ्क+-इतच्‌ ]. जिसने अपने 
सींग ऊपर को सीधे खड़े किए हुए है । 

उच्छ्यः [ उद्‌+-श्रि+अच्‌ ] एक प्रकार का कलात्मक 
स्तम्भ (रुद्रदामन का जूनागढस्थित शिलालेख --एप० 
इंडि० तृतीय० भाग) । 

उच्छ्वासः | उद-+श्वस -घडा | 1. झाग (जैसे कि 
समुद्र में)-सिन्धोरुच्छ्वासे पतथन्तमुक्षणम्‌ - ऋ० ९। 
८६।४३ 2. वइ़ना, उभार होंना । 

उच्छ्बासिन्‌ (वि०) [ उद+श्वास+णिनि ] वियूक्त, 
विभक्त । 

उज्जागरः [ उद्‌ +-जागृ+-षञग ] उत्तेजना, उळटफेर । 


] जूठा, अपवित्र, 
आहार तामसप्रियम्‌ 


उज्जूटित (बि०) [ उद्‌+-जूट्‌ -क्त ] जिसने अपने सिर 
के बाल जटा के रूप में शिखा बांधकर रनखे हुए हैँ । 

उज्झटा (स्त्री०) एक प्रकार की झाडी । 

उज्झित (वि०) [ उज्झ्‌+-क्त] 1. परित्यक्त--चिरो- 
ज्ञझितालक्तकपाटलेन ते-कु० ५ 2. निष्कासित, 
उंडेला हुआ--अविरतोज्झितवारि--कि० ५।६। 

उट्टडुनम [ उत्‌ टङ्क +-ल्युट्‌ | 1. छाप लगाना, या 
अक्षर खोदना 2. आधुनिक टाइप करने की क्रिया । 

उड्गणाधिपः [ त॑० स० | चन्द्रमा । 

उड्गणाधिम्‌ (नपुं०) मृगशीषं नक्षत्रपुंज । 

उड्डाभरिन्‌ (वि०) [ उद्‌--डामर--णिनि ] जो असा- 
घारण रूप से बहुत कोलाहल करता हूँ । 

उड्डियानम्‌ (नपुं०)-अंगुलियों की विशिष्टमद्रा । 

उढ्म्‌ (नपुं०) 1. जपा, गुडहूल 2. पानी । 

उत (वि०) [ वे--क्त ] बुना हुआ, सीया हुआ । 

उत्कयति (ना० घा० पर०) बेचेन या आतुर बना देता 
हे-- मनस्विनीरुत्कयितृ पटीयसा--शि० १।५९ । 

उत्कच (वि०) [ उत्‌--कच | जिसके बाल सीधे ऊपर 
को खड़े हों 

उत्कूचंक (वि०) [प्रा० स० ] जो कंची अपने हाथ में 
लेकर ऊपर को उठाये हुए है । 

उत्कूलनिकूल (वि०) [| उत्क्रान्तः निर्गतश्च कलात्‌] 
किनारे से कभी-नीचे कभी ऊपर होकर बहने वाला! 

उत्कर्षणम्‌ | उद्‌--कृष्‌--ल्युट्‌ | 1. ऊपर को खींचना 
2. छोल देना, उखाड़ देना । 

उत्कर्षणी [ उत्कषंण--डीप्‌ ] एक 'शक्ति' का नाम । 

उत्कृष्ट (वि०) [ उद्‌--कृप्‌--क्त ] 1. खुर्चा हुआ-ऐरा- 
वतविषाणामरुत्कृष्टकिणवक्षसम्‌ ` रा० 1४०1५ 
2. तोड़ा हुआ - उत्कृष्टपर्णकमला--रा० ५।१९।१५ 
(उत्कृष्टानि>-त्रुटितानि) 3. खींचा हुआ-महा० 
१४५९१० ! 

उत्कोचः [ उद्‌-कुच्‌+-अञ्ञ्‌ | 1. रिश्वत, घूस-उत्कोचे- 
वेञ्चनाभिरच कार्याण्यन्‌विहन्ति च -- महा० १२।५६। 
५१ 2. दण्ड । 

उत्कोचिन्‌ (वि०) [ उत्कोच+-णिनि ] जिसे रिश्वत दी 
जा सके, भ्रष्टाचार में ग्रस्त--उत्कोचिनां मूषोक्तीनां 
वञ्चकानां च या गतिः-- महा ० ७।७३।३२ । 

उत्कोठः (पुं०) [उत्कुट्‌+-घञ्य्‌ ] कोढ़, कुष्ठ का एक प्रकार । 

उत्क्वथ्‌ (म्वा० पर०) उबाल कर सत्त्व निकालना, कर्म ० 
उबाला जाना, (प्रेम से) उपभुक्त किया जाना । 

उत्तान (वि०) [ उत्‌ +-तनु+घञ्ञ्‌ ] विस्तारयुक्त, फेला 
हुआ । सम०--अ्थे (वि०) ऊपरी, निस्सार, उथला, 

पट्टम्‌ फूशे - व्यूढं चोत्तानपट्टं- (आबू शिलालेख 

--इंडि० एंटी० भाग.९), हृदय (वि०) उत्तम 
हृदय बाळा । 


( १२३७ ) 


उत्तपनः [ उत््‌--तप्‌ --ल्युटू | देदीप्यमान आग । 

उत्तम (वि०) [ उद्‌ [-तमप्‌ | बढ़िया, श्रेष्ठ,--मः (पुं०) 
ध्रुव का सौतेला भाई । सम०-_दश्चतालम्‌ मूतिकला 
का शब्द जो मृति की पूर्ण ऊंचाई के १२० सम 
प्रभागों को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता हँ 
-“बयसस्‌ जीवन की अन्तिम अवस्था - शत० १२। 
९।१।८, व्रता पतिव्रता स्त्री - हृदयस्येव शोकाग्नि- 
संतप्तस्योत्तमब्रताम्‌ - भट्टि० ९८७,--श्रुतः उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त । 

उत्तमर (वि) श्रष्ठ । 

उत्तम्भः | उद्‌-+स्तम्भ्‌--घजा | आयताकार संरचना 
--गरुड० ४७२१ । 

उत्तर (वि०) [उद्‌--तरप्‌ ] 1. उत्तर दिशा 2. ऊपर 
का, अपेक्षाकृत ऊंचा 3. बाद का 4. आयताकर साँचा 
“-मान० १३।६७ 5. आगे की कार्यवाही, अगली 
प्रक्रिया -- उत्तरं कर्म यत्कायँ--रा० ५।३ 6. आच्छा- 
दन, आवरण--महा० ६।६०।९। सम०--अगारम्‌ । 
(उत्तरागारम्‌) ऊपर का कमरा, - अभिमुख (वि०) 
उत्तर दिशा की ओर मुड़ा है मूंह जिसका, --ताप- 
नोयम्‌ नृसिहतापनीय उपनिषद्‌ का उत्तर भाग, 
-- मारायणः पुरुषसूक्त का उत्तर खण्ड,--वोथिः 
(स्त्री ०) उत्तरीय मंडल । 

उत्तावल (वि०) उतावला, आतुर । | 

उत्त्रस्त (वि०) [ उद्‌+-त्रस्‌+-क्त ] डरा हुआ, . भय- 
भीत । | 

उत्थानम्‌ [ उद्‌ +-स्थाञ-ल्यूट्‌] 1. मठ, विहार 2. युद्ध 
करने के लिए तैयार सेना की स्थिति - युद्धानुकूल- 
व्यापार उत्थानमिति कीतितम्‌ - (शुक्र १।३२५। 
सम०--वीरः कर्मशील व्यक्ति, झौलिन्‌ (वि०) 
सक्रिय, परिश्रमी । 

उत्पचनिपचा (स्त्री०) कोई भी कार्य जिसमें 'उत्पच-{-नि- 
पच' (अर्थात्‌ पूरी तरह से और भलीमॉति पकाओ) 
कहा जाय । 

उत्पाढयोगः [ त० स० ] फलित ज्योतिष का एक योग। 

उत्पतनिपता (स्त्री०) कोई भी कार्य जिसमें 'उत्पत (ऊपर 
को उढ़ो) +निपत (नीचे उड़ो)' शल्दों को बार-बार 
कहा जाय । 

उत्पातप्रतीकारः (शान्तिः) [ ष० त० ] अंशुभ शकुनों से 
बचने के लिए शान्ति के उपायों का अवलम्बन, 
+कौ० अ० २७ । 

उत्पत्तिः (स्त्री०) (वेद०) [ उद्‌+-पद्‌+-क्तिन्‌ ] 1. यज्ञ 
उत्पत्तिरिति याजि ब्रूमः ` मी०सू० ७॥१॥३--७ पर 
शा० भा० 2. मूल विधि, वेद में आधारभूत अध्या- 
देश, इसे उत्पत्तिथूति और उत्वत्तिविधि भी कहते 
हैं. मन्‌० ४३ । 


| 


उत्पादिका [ उद्‌ +-पद्‌+ णच्‌ -. ण्वुल्‌ | एक जड़ी बूटौ 
का नाम । 

उत्पादित (वि०)[उद्‌+-पद्‌ + णिच्‌-क्त [पैदा किया गया। 

उत्पाद्य (वि०) [ उद्‌+पद्‌--णिच्‌--ण्यत्‌ ] जो अभी 
पैदा किया जाना हे - लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः 
-- कु० १।३५। 


` उत्पलिनी [ उत्पल-|-णिनि, स्त्रियां डीष्‌ ] एक शब्दकोश 


का नाम! 
उत्प्रक्षावयवः [ ष० त० ] एक प्रकार की उपमा । 
उत्प्रेक्षाबल्लभः एक कवि का नाम । 


उत्प्रक्षित (वि०) तुलना की गई (जेसा कि उपमा में 
की जाती है) । है 

उत्प्रेक्षितोपमा उपमा अलंकार का एक भेद । 

उत्प्लुत (वि०) [ उद्‌ --प्लु--क्त ] कूदा हुआ, ऊपर को 
उछला हुआ । 

उत्फुल्ल (वि०) [उद-+-फुल--क्त] उद्धत ढीठ, गुस्ताख। 

उत्फुल्लिङ्ग (वि०) [ उद्‌ न. स्फुल्लिङ्ग न. इङ्गच्‌ ] जिसमें 
स्फुलिद्ध निकले, चिगारियाँ .उगलने वाला । 

उत्सङ्गकः [ उद्‌ [-सञ्ज्‌ ?-घडा,, स्वार्थे कन्‌ ] हाथ की 
बिशेष मुद्रा । 

उत्सक्त (वि०) [ उद्‌+सज्ज्‌ --क्त ] संवर्धभान-उत्सक्ता 
पाण्डवा नित्यम्‌ महा ० १।१४०।३। 

उत्सत्तिः (स्त्री?) | उद्‌+-सञ्ञ्य्‌ क्तिन्‌] नाश, 
विनाश, क्षय । 

उत्सन्नकुलघर्मन्‌ (वि०) [ ब० स० ] जिसकी कुल परम्प- 
राएँ छिन्न-भिन्न हो गई हों - उत्सन्रकुलघर्माणां 
मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वास:--भग० १।४६। 

उत्सवोदयम्‌ (नप्‌ं०) मूर्तिकला का शब्द जो मूर्ति की 
ऊंचाई के अनुसार उसके यान को इद्धित करे-- 
मान० ६४९१-९३ । 

उत्सवविग्रहः [ त० श० ] जश्क्ष के रुए में निकाली जाने 
वाली प्रतिमा, मूर्ति (विप० मूरूविग्रह) । 

उत्साहः [ उद्‌ +सह --घञ[ ] अशिष्टता, उजडूपन । 

उत्साहयोगः [ त० स० ] अपनी सामर्थ्यं या शक्तिका 
उपयोग करना - चारेणोत्साहयोगेन -- मनु० १।२९८। 

उत्सेकः | उद्‌ +-सिच्‌+ घञ्‌ ] उत्साह,-- मामकस्यास्य 
संन्यस्य' हृतोत्सेकस्य सञ्जय--महा० ८७1१ । 

उत्सूर्यशाबिन्‌ (वि०) [ उद्‌} सूर्यशी+-णिच्‌+-इति] जो 
सूर्यं निकल जाने पर भी सोता रहता है,-- महा० 
१२।२२८।६४। 

उत्सृतिः (उच्छतिः) (स्त्री०) [ उद्‌+सृ (श्र) +-क्तिन्‌ ] 
उच्चतर जाति-- मनु० ५1४० । 

उत्सृज्‌ (तुदा० पर०) व्यवस्थित करना, जभाना, निश्चित 
करना -- आत्मानं यूपमुत्सृज्य स यज्ञो ऽनन्तदक्षिणः-- 
महा० १२।९७।१० । 


( १२३८ ) 


उत्सर्गः [ उद्‌ +सृज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. राशि, ढेर--अन्नस्य 
सुबहून्‌ राजन्‌ उत्सर्गान्‌ पर्वेतोपमान्‌ - महा० १४1८५ 
1३८ 2. (पुरोहितों की) सेवाएँ उपलब्ध करना-- 
उत्सग तु प्रधानत्वात्‌ --मी० सू० ३।७।१९ (उत्सर्ग 
परिक्रयः--शा० भा०) । 

उत्सगंसमितिः (स्त्री) जनमत का एक सिद्धान्त जिसके 
अनुसार मलमूत्रोत्सग करते समय ऐसी सावधानी 
बरतना, जिससे कि किसी जीव जन्तु की हत्या न हो । 

उत्न्नष्ट्कामः, (--मनाः) (वि०) | उत्सूज्‌+-तुमुन्‌ 
ज-काम, मनो वा ] उत्सर्ग करने की (जाने भी दो, 
रहने भी दो) इच्छा वाला । 

उत्सपिन्‌ (वि०) [उत्‌ सप 1-णिनि] 1. किनारों के 
बाहर होकर बहने वाला-उत्सपिणी न किल तस्य 
तरङ्गिणी या--नै० ११।७७ 2. बढ़ाने वाला, उठाने 
वाला । 

उत्स्तात (वि०) [उद्‌--स्ना--क्त] जो स्नान करके बाहर 
निकल आया हुँ । 

उत्स्तहनम्‌ [उद्‌+-स्निह्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] घिसरना, 
फिसळना, विचलित होना । 

उत्स्मितम्‌ [उद्‌ +स्मि+-क्त] मुस्कराहट । 

उत्स्रोतस्‌ (वि०) [उद्‌--स्रु--तर्सि] (जीवन में) ऊपर 
की ओर -रुझान रखने वाला । 

उत्स्वापयिरः (ब० व०) नींद में बोले गये शब्द--ने० 
१२1२५ । 

उदम्‌ [उन्द्‌--अच्‌, नलोपः] पानी, जल । 

उदकम्‌ [उन्द--ण्वुलू, नलोपः] पानी, जल । सम० 
--अज्जलिः 1. चुल्लूभर पानी 2. तर्पण करने के 
निमित्त जल,--क्ष्वेडिका जलक्रीडा जिसमें परस्पर एक 
दूसरे पर जल छिड़का जाता हैँ,--प्रवेश्ः जलसमाधि, 
जलप्रवाह,--भूमः जलयुक्‍त या गीली भूमि, - मञ्जरी 
(स्त्री) आयुर्वेद का एक ग्रन्थ, - वाद्यम्‌ जलतरंग 
नामक एक वाद्ययंत्र जिसमें जल से भरे हुए प्याले 
छड़ी से छए जाते हैं । 

उदग्रप्लुतत्वम्‌ [उद्गतमग्रं यस्य-प्लु--क्त, तस्य भावः] 
तेज गति के कारण छलांगें लगाना - पश्योदग्रप्लुतत्वात्‌ 
वियति बहुतरं स्तोकमुर्याँ प्रयाति--श० १।७। 

उदग्रनंख (वि०) [न० ब० | हस्ताञ्जलि बाँघे हुए - कायेन 
विनयोपेता मूर्घोदग्रनखेन च--महा० ७।५४।६ । 

उदञ्चित (वि०) [उद्‌+अञ्च्‌+ णिच्‌-क्त] उठाया 
हुआ, -- सदञ्चितमुदञ्वितनिकुञ्चितपदम्‌- पं० तां० 
स्तु० १] 

उदण्ड (वि०) [उद्‌ +-अण्ड्‌-अच्‌] बहुत से अडे देने वाला । 

उदन्‌ (नपुं०) [उन्द्‌ {-कनिन्‌] पानी, जलू। सम? 
ना आशयः झील, सरोवर--शरदुदाशये साधुजात- 
सत्सरसिजोदरश्रीमृषा दुशा--भाग० १०।३१।२, 


कोष्ठः जलपात्र, जल करूश,--जम्‌ कमल--शर्वा- 
दयोऽङ्धूयृदजमध्वमृतासवं ते-भाग० १०।१४।१३, 
--प्लबः पानी की बाढ़ । 

उदपास्‌ (उद्‌--अप्‌--असू--दिवा० पर०) फेंक देना, 
परित्याग कर देना-- ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
-+भाग० १०1१४३ | 

उदराग्तिः [ष० त०] जठराग्नि, पाचक अग्नि । 

उदराटः [उदर--अट्--घञा. --ब० स०] एक प्रकार का 
कीड़ा जो पेट के बल रेंगता हे । 

उदकंः [उद--ऋच्‌ +घज्यू] वृद्धि--सर्वद्धर्युपचयोदकंम्‌ 
--भाग० ३।२३।१३ । 

उदवस्य (वि०) [उद्‌ +-अवसो--अच्‌] 
आखिरी --भाग० ४।७।५।६ । 

उदश्रयणम्‌ [उद्‌ -अश्र+-क्यङ्‌+-ल्युट्‌] रुलाना । 

उदस्त (वि०) [उद्‌ +-अस्‌¬-क्त] बाहर निकला हुआ 
--परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः--भाग० ३ १९१२६ । 

उदस्तात्‌ (अ०) [उद्‌--अस्ताति] ऊपर--विधूतवल्कोऽथ 
हरेरुदस्तात्रयाति चक्रं नृप शँशुमारम्‌--भाग० २।२। 
२४। 

उदात्तनायकः (पुं०) महाकाव्य के उपयुक्त नायक का एक 
भेद--चतुर्वर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌-काव्य० १। 

उदात्तराघवः एक नाटक का नाम । 

उदात्त्यूहः (पुं०) एक प्रकार का जल काक । 

उदानी (म्वा० आ०) उठाना, उन्नत करना । 

उदारवीयं (वि०) विपुलशक्तिसम्पन्न, महावलशाली । 

उदारवृत्तार्थेपद (वि०) [ब० स०] जिस (रचना) में गब्द, 
अर्थ ओर छन्द सभी उत्तम हो । 

उदारसस्वाभिजन (वि०) [ब० स०] जिसका उत्तम कुल 

में जन्म हो तथा जिसका चरित्र भी अत्युत्तम हो 
- उदारसत्त्वाभिजनों हन्‌ मान्‌--रा० ४।४७।१४ | 

उदावसुः जनक का एक पुत्र । 


उदयः [उद्‌ इ-अच्‌] 1. उठना, उगना, ऊपर जाना 
2. आरम्भ--अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्‌ 
--महा० ३।२८२।२२ 3. अचूकपना, अमोघता 
पर्याप्तः परवीरध्नयास्यस्ते बलोदयः - रा० ५। 
५६११ 4. आयृष्यकमं, दीर्घजीवी होने का यज्ञ 
= हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववारं कृत- 
वत्यथोदयम्‌ - भाग० १०।११।२० 5. पूर्वी ज्या 
प्रथम चान्द्रभवन,- इन्दुः इन्द्रप्रस्थ नगर पुरे कुरूणा- 
मुदयेन्दुनाम्नि--महा० ७।२३।२९,--उन्मुख (वि०) 
उन्नति के द्वार पर, समृद्धि की देहली पर, - भास्करः 
एक प्रकार का कपूर  नें० १८।१०३,--राशिः नक्षत्र- 
पुंज जिसमें कि एक ग्रह क्षितिज में उगता ह । 

उदित (वि०) [उद्‌+इ¬-क्त] 1. विश्रुत, विख्यात 
चित्रयोधी समाख्यातो बभूवातिरथोदितः --महा ० 


अन्तिम, 


( १२३९ ) 


१।१३९।१९ 2. आरब्ध, शुरू किया गया--प्रभु- 
भिरुदित क्षत्ये-विश्व० २६ 3. उद्बुद्ध, जागा हुआ 
--तां रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम्‌-- रा० ६। 
१२१।१ । 

उदित्वर (वि०) 1. ऊपर जाने वाला, ऊपर उठने वाला 
अविदितगतिर्दवोद्रेकादुदित्वरविक्रमः- शिव १४ 
१०६ 2. आगे बढ़ने वाला - गोप्तुं शौरिरुदित्वरत्वर 
उदेद्‌ ग्राहग्रहार्तं गजम्‌--विश्व० १८ । 

उदे (उद्‌+आ-इ--अद।० पर०) ऊपर जाना, उठना, 
उन्नत होना । 

उदेयिवस्‌ (वि०) [ उद्‌1आ-इ- (ईयिवस्‌) | उगा 
हुआ, उद्भूत, जात - सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले 
-~भाग० १०।३१।४। 

उद्गद्गदिका (स्त्री०} सुबकियाँ छेना--का ० । 

उद्गल (वि०) [ न० ब० ] गर्दन ऊपर उठाये हुए । 

सासन [ उद्‌ञ-गृज-ण्बुळ्‌ञ-मण्‌त-इन्‌ | प्रवाल, 

गा । 

उद्गारः [ उद्गृ+घञ, ] (समुद्री) झाग । --पश्चिमेन 
तु तं दृष्ट्वा सागरोद्गारसन्निभम्‌-- रा० ७।३२।९ । 

उद्गारचूडः (पुं०) एक प्रकार का पक्षी । 

उदगीर्ण (वि०) [ उद्‌+-गू--क्त ] 1. वान्त, वमन किया 
हुआ,--निष्ठयूतोद्गीणंवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । 
काव्या० 2. बाहर निकाला हुआ, निष्कासित 3. प्रेरित, 
कराया हुआ-काकलीकलकलंरुद्गीणंकर्णज्वरा:-गीत ० 
११३६ 4. उठता हुआ, किनारे से बहता हुआ 
--उद्गीर्ण इवार्णोघौ-- नै० १७३६ । 

उद्गानम्‌ [ उद्‌--गे--ल्युट्‌ ] साभमन्त्रों के उच्चारण में 
एक विशेष अवस्था । 

उद्गीतक (वि०) [ उद्‌+गै-क्त-+-कन्‌ ] जो ऊंचे स्वर 
से गायन करता हैं । 

उद्ग्रथनम्‌ [ उद्‌ +ग्रथ्‌ू- ल्यूट्‌ ] बालों को संयुक्‍त करने 
के लिए पिन--साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेष्युद्य्रथन- 
मुत्तमम्‌ - रा० ५६७३० । 

उद्ग्रीविका | उद्‌+-ग्रीवा+इनि-1कन्‌ त टापू ] पंजों पर 
खड़े होना - उद्ग्रीविकादानमिवान्वभूवन्‌ (रोमाणि) 
_नै० १४५३, कामिमिथुनतिधुवनलीला दर्शनार्थ- 
मिवोद्ग्रीविकाशतदानखिन्नेषु '* प्रदीपेषु--वास० । 

उद्घट्टनम्‌ [उद्‌+घट्ट-+ल्युट] (अत्याचार का) आरंभ । 

उद्घोण (वि०) | ब० स० ] सूअर की भांति जिसके नथुने 
ऊपर को हों--स्फुरदुद्घोणवदनः-शिव^ २२1१३ । 

उद्दण्डित (वि०) [ उद्‌ --दण्ड्‌ 4-क्त ] उठाया हुआ, 
भक्त -कथा० । 

उहण्डशास्त्रन्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी का तमिलदेशवासी एक 
महान्‌ विद्वान्‌ । 

उद्दलन (वि०) [ उद्‌ + दल्‌ +-स्युट्‌ ] फाड़ देने वाला । 


१५६ 


उद्दालकायनः [ उद्दालक -फञा ] उद्दालक को सन्तान । 

उद्दीर्ण (वि०) [ उद्‌--दू--क्त ] फटा हुआ । 

उहोपकः [ उद्‌ +-दीप्‌ +-प्बुलू ] पक्षिविशेष ! 

उद्दोपका [ उद्‌+दीप्‌+-प्वुल्‌ -टाप्‌ | एक प्रकार की 
चिऊंटी । 

उद्दूष्य (4०) [ उद्‌ + दूष्‌ तक्त्वा (ल्यप्‌) | सार्वजनिक 
रूप से बदनाम करके या दोषारोपण करके - शि० 
२।११३। 

उद्देशतः (अ०) [ उद्देश --तसिल्‌ ] संकेत करके, विश्षेषरूप 
से; मुख्य रूप से, स्पष्टरूप से-एष तूद्देशतः प्रोक्तः 
--भग० १०।४० । 

उद्देशपदम्‌ [ त° स० ] वह शब्द जो कर्तुकारक के रूप में 
प्रयुक्त है - ये यजमाना इश्युदेशपंदम्‌--मी० सू० 
६1६२० पर शा० भा०। 

उद्देश्यक (वि०) | उद्‌+दिश्‌+-णिच्‌ --ण्यत्‌ | सङ्ुत 
करता हुआ, इंगित से दर्शाता हुआ । 

उद्धत (वि०) | उद्‌+हन्‌ञक्त ] 1. भरपूर, भरा हुआ, 
समृद्ध -- ततस्तु घारोद्धतमेधकल्पं-रा० ६।६७।१४२ 
2. चमकीला, जगमग होता हुआ,--अन्योन्यं रजसा 
तेन कौशेयोद्धतपाण्डुना-रा० ६।५५।१९ | 

उद्धषं (वि०) [ ब० स०] अधिकता, प्राचुयं--आपूर्यंत 
बलोद्धषॅर्वायुवेगैरिवार्णवः--रा० ६1७४२५ । 

उद्धत (वि०) [उद्+-घूज नक्त] 1. फेंका हुआ, 
उछाला हुआ,-उद्धृतमिव सागरम्‌-- महा० ५।१९३।४ 
2. अव्यवस्थित, बिखरा हुआ- आसीद्वनमिवोद्धत 
स्त्रीवनं रावणस्य तत्‌--रा० ५।९।६६ 3. ऊंचा, 
उन्नत - देवदारभिरुदधतैरूष्वंबाहमिव स्थितम्‌--रा० 
५।५६।२९ । 

उद ( न्व्उदूस ह ) विकृत करना, नष्ट करना-- 
एष त्वां सजनामात्यमुद्धरामि स्थिरो भव-महा० 
५।१८९।२३। 

उद्धषित (वि०) [ उद्‌ हृष्‌-क्त ] हर्ष के कारण 
जिसके रोंगटे खड़े हो गये हों । 

उद्धरणम्‌ [ उद्‌-हृ ञ-ल्युट्‌ ] प्रतीक्षा करना, आशा करना 
---अपि ते ब्राह्मणा भुक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ गृहान्‌ 
--महा० १३।६०।१४ । र 

उद्धारकविधिः (पुं) [उद्‌-+हं1णिचु1प्वुल्‌+ वि 
--धा--कि] देने की या भुगतान करने कौ रीति 
तत्कथय कथमस्योद्धारकविधिर्भविष्यति-पंच० २ ¦ 

उद्धारः [ उद््सहर्यघञ_ | 1. संकलन 2. (खाने के 
पश्चात्‌) जो थालियों में बच जाय, उच्छिष्ट । सम० 
-_ कोशः एक ग्रथ का नाम, -- विभागः अंशों के 
प्रभाग, विभाजन । 

उद्घारित (वि०) [ उद्‌-+हूु+णिच्‌+स्त ] निष्कासित 
मुक्‍त, छ्डाया हुआ । 


( १२४० ) 


उद्बद्ध (वि०) | उद्‌--बन्चू ]-क्त 1 1. बाँधा हुआ 
2. वावित 3. दृढ़, संहत, कसा हुआ । 

उद्बृंहण (वि०) 
सशक्त करने वाला, सामर्थ्ये देने वाला । 

उद्धङ्: | उद्‌ भञ्ज्‌ --घज्म ] तोड़ कर पृथक्‌ कर देना, 
वियुक्त कर देना । 

उद्भू (स्वा० परऽ, प्रेर०) 
ना विक्रम० ९१९ । 

उद्यतायुध (स्त्र) (वि०) [ ब० स० ] जिसने शस्त्र हाथ 
में ले लिया हुँ । 

उद्यन्धा (स्त्री०) जंगल में या सूखी लकड़ी में रहने वाली 
एक काली चिऊंटी, दखौड़ी । 

उद्यामित (वि०) [ उद्‌ +-यम्‌ +णिच्‌--क्त ] काम करने 
के लिए जिसे प्रेरित किया गया है - आत्मनो मधु- 
मदोद्यमितानाम्‌ू--कि० ९1६६ । 

उद्यापनिका [ उद+या +णिच्‌ --पुक्‌ +-ल्युट्‌ --कन्‌ 
ज-टापू ] यात्रा से वापिस घर आना । 

उद्योजित (वि) [उद्‌ - युज्‌ +-णिच्‌ -|- क्त] उठाया हुआ, एक 
चित्र (जैसे कि वादल) । 

उद्योतः (पुं०) [ उत्‌ + चुत्‌ +-घञ्ग्‌ ] 1. चमक, उद्दीप्ति, 
उज्ज्बलता, 2. इस नाम का भाष्य जो रत्नावली, 
काव्यप्रकाश और महाभाष्यप्रदीप पर उपलब्ध हा 

उद्योतकरः ( पुं० ) महाभाष्यप्रदीप के भाष्यकार का 
नाम । 

उद्योतनम्‌ [ उद्‌ 1-दयुत्‌-- णिच्‌ +-ल्युट्‌ ] चमकने या प्रका- 
शित होने की क्रिया । 

उद्रिक्तिः [ उद्‌+-रिच्‌-- क्तिन्‌ ] आधिक्य - शिवमहिम्न 
स्तोत्र-३० । 

उद्रेक (वि०) [ उद्‌+ रिच्‌¬-्बुलू ] बढ़ाने वाला, 
वृद्धि करने वाला । 

उद्वामिन्‌ (वि०) [ उद्‌ +-वम्‌ +णिनि ] उलटी करने 
वाळा | 

उद्दहः [ उद्‌ +-वह --अच्‌ ] कुरू या वंश में प्रधान व्यक्ति, 
पुत्र (जैसा कि 'रघृद्दह' म) । 


विचार करना, सोचना 


उ्डाह्षम्‌ (उद्राह ।-ऋक्षम्‌) | त० स० } विवाह के लिएँ 
शुभ नक्षत्र । उद्दाहक्ष च विज्ञाय हक्मिण्धा मघु- 


सूदन:--भाग० १०।५३। 
उट्ठह्नि (वि०) [ ब० स० ] चिनगारिराँ या अग्निकण बर- 
सान बाळा (जैसे कि आँख) ¬उद्वह्निलोचनम्‌ शि० 
४1२८। 
उद्दाश्‌ विलाप करते हुए नाम लेना, शोकाधिक्य के कारण 
रोने में नाम ले लेकर क्रन्दन करना . उद्वाश्यमानः 
पितरं सरामम्‌ -- भट्टि० ३।३२ । 
उद्विज्‌ (पानी छिडक कर) मनुष्य को होश में लाना । 
उद्वेगः [ उद्‌ +-विज्‌+-षञ्ञ्‌ ] सुपारी--नै० ७।४६ । 


र त्य i 
| उद्‌ +-बुंह +ल्युट्‌ ] बढ़ाने वाला, 


उद्वेगकर (वि०) [ उद्दग +ऊँ-+-अच्‌, ण्वुल, णिनि 
उद्देगकारक »वा ] चिन्ताजनक, क्षोभ करने वाला, कष्ट 
उद्देगकारिन्‌ | कर या दुःखदायी । 


उद्विबहंणम्‌ [ उद्‌--विऱबृहू --ल्युट्‌ ] बचाना, निका- 
छना, उठाना रसां गताया भुव उद्विबहेणम्‌--भाग० 
३1१३४३ | 

उद्दत: [ उद्‌--वृत्‌ +- घञ्ञ्‌ ] प्रलयकाल--रा० ६।४४।१८ । 

उद्वृत्त (वि०) | उद्‌ +-वृत्‌--क्त ] उलटा हुआ, उद्घा- 
टित, प्रसारित । 

उद्वृतः (पुं०) नाचते समय हाथों की मुद्रा । 

उद्वेष्टनीय (वि०) [ उद्‌ + वेष्ट ]-अनीय ] खोलने के 
योग्य, बन्धनमुक्त करने के लायक---आरदे बढ़ा विरह 
दिवसे या शिखादाम हित्वा, शापस्यान्ते विगलितशुचा 
ता मयोद्देष्टनीयम्‌ - मेघ० ९३ | 

उद्युस (उद्‌--वि-|-उद्‌-]-अस्‌ भ्वा० पर० ) पूर्णतः 
छोड्‌ देना, त्याग देना । 

उन्नादः | उद्-नद्‌--घडा ] कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

उन्नत (वि०) [ उद्‌ +नम्‌ {-क्त ] ओजस्वी, उल्लासपूर्ण, 
समाधाय समृद्धार्था: कर्मसिद्धिभिरुन्नताः--रा० ५1 
६१।५ | सम० कालः छाया को माप कर समय 
निर्धारित करने की प्रणाली, --कोकिला एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र । 

उच्नतिः [ उद्‌ +नम्‌ +- कितिन्‌ ] दक्ष की पुत्री जिसका 
विवाह धर्म के साथ किया गया था । 

उन्नहन (वि०) [ उत्‌ +नह --ल्युट्‌ ] अश्यृंखल, खुला, 
मुक्त, बन्धन रहित---मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य 
नित्यमू-- भाग ० ११।१।४। 

उन्नाहः | उद्‌--नहू + घञ्ञ्‌ ] धृष्टता, हेकड़ी, औद्धत्य, 
अहंकार । 

उच्निद्र (वि०) [ उद्गता निद्रा यस्मात्‌--ब० स० 1 
1. तेजस्वी, देदीप्यमान (जैसे कि चन्द्रमा) --नीत्वा 
निभं रमन्मयोत्सवरसंरुन्नद्रचन्द्रा क्षपाः. कलि 
2. (वालों की भांति) सीधा खडा होने वाला, फेला 
हुआ। 

उन्निद्रकम्‌ उद्‌+-निद्राय-कन्‌, ता वा] जागरूकता, 

उन्निद्रता | जागते रहना । 

उन्नेय (वि०) [ उद्‌+नी-+प्यत्‌ ] सादृश्य के आधार 
पर जो अनुमान करने या निर्णय करने के योग्य हो, 
--शि० भ० १७। 

उन्मणिः (पुं०) [ उत्क्रान्तो मणिम्‌-अत्या० स० 
पर पड़ा हुआ रत्न--गिरयो 
१०२७२६] 

उन्मथनम्‌ [ उद्‌ +-मथ्‌ ञ्युट्‌ ] बिलो देना,--कूमं धृतो- 


] सतह 
बिश्रदुन्मणीन्‌ ---भाग० 


ऽद्विरमतोन्मथने स्वपृष्ठे. -भाग० ११।४ १८। 
उन्पक्त (वि०) [ उद्‌+-मद्‌+-क्त ] 1. बहुत बड़ा, असा- 


( १ २४ १ ) 


मान्य--उन्मत्तवेगाः प्लवगाः--रा० ५।६२।१२, 
~ स्तम्‌ (नपुं०) घतूरे का फूल-- उन्मत्तमासाद्य हर 
स्मरश्च ने० ३१९८ (भा०) 1 

उन्मनोभू (स्वा० पर०) उत्तेजित होना, क्षुब्ध होना । 

उन्मुखता [ उन्मुख--ता | आशंसा या प्रत्याशा की 
स्थिति । 

उन्मुग्ध (वि०) | उद्‌ +-मुह्‌ - क्त ] 1. उद्विग्न, संभ्रान्त 
2. मूर्खं, मूढ़ । 

उन्मृद्‌ (क्रया० पर०) मसलना, मालिश करना । 

उपकर्मन्‌ (नपुं०) उपनयन संस्कार की एक प्रक्रिया 
जिसमें बालक का सिर सूंघा जाता हे । 

उपकल्पः | उप+-कृप्‌ +अच्‌, घञा वा ] आभूषण--तप- 
नीयोपकल्पम्‌--भाग० ३।१८।९ । 

उपकीचकः [ उप--कीच्‌+-वम्‌ - आद्यन्तविपयंय ] बांस 
के वृक्षों की उपशाखा--विराटनगरे राजन्‌ कीचका- 
दुपकोचकम्‌ - (यहाँ 'विराट' में “विः-राट” इलेष 
भी हो सकता हूँ) 

उपक्रमः | उप+-क्रम+-घञ्ञ्‌ ] 1. शौर्य 2. उड़ान 3. व्यव- 
हार प्रतिक्रिया । 

उपक्रान्त (वि०) [ उप+ क्रम्‌ +-क्त ] 1. आरब्ध 2. अधि- 
गत 3. व्यवहृत । 

उपक्षेपक (वि०) [उप+-क्षिप्‌+-प्वुलू ] संकेत देने वाला, 
सुझाव देने वाला । 

उपखिलम्‌ (नपुं०) परिशिष्ट का भी परिशिष्ट । 

उपगम्‌ (म्वा० पर०) पूजा करना-- सह पत्न्या विशालाक्ष्या 
नारायणमुपागमत्‌ -रा० २।६।१। 

उपगमनम्‌ [ उपगम्‌ +-ल्यृट्‌ | धारणा, स्वीकृति--अध्रा- 
प्तस्य हि प्रापणमुपगमनम्‌ --मी० सू० १२।१।२१ पर 
शा० भा? 

उपजिगमिषु (वि०) [उप+-गम्‌+सन्‌+-उ] पास जाने 
का इच्छुक,--नोचेर्वास्यत्यूपजिगमिषो:-- मेघ० ४४ । 

उपगूढ (वि०) [उप+-गुह्‌ +-क्त] 1. ग्रस्त, उत्पीडित 
-कन्यीपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः--भाग० 
४२८६ 2. आच्छादित, ढका हुआ - लताभि 
पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सर्वत:ः--रा० ४।१।९। 

उपगानम्‌ [उपगे -ल्युट्‌] सहगामी संगीत । 

उपगयम्‌ [उपग-+-यत्‌ | गायन, गीत । 


उपग्रस्‌ (म्वा० पर०) निगलना, हड़प करना, ग्रहणग्रस्त 
होना । 

उपध्रा (भ्वा० पर०) सुंघना - पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोप- 
जघ्रौ -रघु० १३।७० । 

उपचतुर (वि०) लगभग चार, चार के आसपास । 

उपचरणम्‌ [उप--चर्‌ ल्युट्‌] निकट जाना, पहुँचना । 

उपचरितम्‌ (नपुं०) सन्धि का विशेष नियम । 

उपचारः [उप¬-चर्‌+-घञ्ञ्‌] 1. सेवा, पूजा 2. शिष्टता 


सौजन्य । सम० च्छलम्‌ आलंकारिक रूप से प्रयक्त 
किसी उक्ति के शब्दार्थ का उल्लेख करके एक प्रकार 
का निराकरणीय आभासी अनुमान, पदभ्‌ सिष्टता 
का शब्द, औपचारिक उच्चारण । 

उपच्छन्न (वि०) [उप¬-छद्‌+-क्त] गुप्त, छिपा हुआ । 

उपच्छल्‌ (पर०) क्षीण होना, पकड़ लेना । 

उपजानु ( वि० ) [ उप--जन्‌+ऽ्ग्‌ण्‌ ] घुटने के 
निकट । 

उपतल्पः [उप+-तल्‌ +प] 1. ऊपर की मंजिल का कमरा 
2. एक प्रकार की लकड़ी की चौकी या स्टूल । 

उपतोथंम्‌ [उप--तृ--थक्‌] 1. सरोवर या नदो का तट 
2. निकटवर्ती प्रदेश --महा० ५।१५२।७। 

उपत्यका [उप+-त्यकन्‌+-टाप्‌] पर्वत की तलहटी का 
निम्नदेश गिरेश्पत्यकारण्यवासिनं संप्राप्ता श०५। 

उपदंशनम्‌ [उप+-दंश्‌-+-ल्युट्‌] प्रकरण, प्रसंग--मी० सू० 
६।८।३५ पर शा० भा० । 

उपदंक्षितम्‌ [उपदंश्‌ †-क्त] प्रकरण बताते हुए उल्लख 
करना । 

उपदात्‌ (वि०) [उप+-दा¬-तुच्‌] देने वाला । 

उपदेहः [उप+-1दह घडा] लपेटना, लेप करना, चित्रित 
करना-_देहोपदेहात्किर!मंणीनाम्‌ नै० १०।९७। 

उपदेहिका [उपदेह-+-कन्‌--ट1प्‌] दीमक । 

उपद्रवः [उपद्रु+-घञ्ञ्‌] 1. सप्तांशक साम का छठा भाग | 
छा० २।८।२ 2. हानि, छीजन--अन्नस्योषद्रवं पश्य 
मृतो हि किमशिष्यति रा० २।१०८।१४। 

उपद्वारम्‌ [अव्य० स०] पाश्‍वंद्वार । 

उपधा (जुहो० उभ०) घोखा देना । 

उपधालोपः [ष० त०] अन्तिम से पूर्व का लोप । 

उपघान (वि०) [उपघा--ल्युट] तनाव बढ़ाने कै लिए 
वाद्ययंत्र में के तारों के अंदर रक्खे हुए लकड़ी के 
टुकड़े --पाशोपधानां ज्यातन्त्रीम-- महा० ४३५।१६ । 

उपघानीयम्‌ [उप + घा--अनीयर्‌] 1. तकिया, गद्देदार 
बिछावन 2. पायदान । 


उपधाव्‌ (भ्वा० उभ०) पूजा करना । 

उपनतिः [उप-- नम्‌ +-क्तिन्‌] 1. झुकाव 2. देय । 

उपन्न (वि०) [उप--नम्‌+-र] आनेवाला, उपस्थित 
होने वाला । 

उपनिबद्ध (वि०) [उप्‌ +नि+-बन्ध्‌-+-क्त] 1. रचित 
2. विमृष्ट ` -किचिदुपनिबद्ध उत्तर० ७। 

उपनिस्रेड्‌ (स्वा० पर० आ०) प्रसन्न करना । 

उपनिर्गमः [उप+-निर्‌ --गम्‌ +-खच्‌] मुख्य सड़क, प्रधान 
मार्ग! 

उपनिर्गमनम्‌ [उप+-निर्‌-गम्‌ {-ल्युट्‌] द्वार, दरवाज़ा । 

उपनिर्हारः [उप+निर-+ह-+घज्य |] आक्रमण, हमला 
-नेदानीमुपनिर्हारं रावणो दातुमईति - रा० ६।७५।२। 


( १२४२ ) 


उपनिविष्ट (वि०) [उप--नि--विशू--क्‍्त] 1. घेरा 
डालने वाला रखने वाला, अधिकार करने वाला । 

उपनिवेद्ः [उप --नि--बिश्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. देहात, उपनगर 
2. स्थापना । 

उपनिषद्‌ [उपनि+-षद्‌ --क्विप्‌] संकेन्द्रण-यदेव विद्यया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा--छा० १1११० ! 

उपनिषेव्‌ (भ्वा० आ४) अपने आपको संलग्न करना । 

उपनयः [उप- नी ]-अच्‌] (किसी भी शास्त्र में) दीक्षा । 

उपनयनम्‌ [उपञ-नी+-ल्युट्‌| नियोजन, नियुक्ति, अनु 
प्रयोग । 

उपनीत (वि०) [उप+-नी+-क्त] 1. विवाहित 2. ब्रह्मचर्य 
आश्रम में दीक्षित । 

उपनुन्न (वि०) [उप+-नुद्‌4-क्त] उड़ा हुआ, लहरों में 
बहा हुआ -द्रुतमरुदुपनुन्ने:--शि० ४।६८ | 

उपनेत्रम्‌ [उप-- नी +-ष्ट्न्‌] ऐनक, चस्मा । 

उपन्यस्तम्‌ [उप-[-नि--अस्‌ --क्त] मल्लयुद्ध के समय 
हाथों की विशिष्ट मुद्रा--रा० ६।४०।२६ । 

उपपतित (वि०) [उप--पत्‌+-क्त] उपपातक या किसी 
सामान्य पाप का अपराघी, नगण्य पाप का दोषी । 

उपपत्तिः [उप--पद्‌+-क्तिन्‌] 1. दुर्घटना, संपात--उप- 
पत्त्योपलब्धेषु लोकेषु च समो भव - महा० १२।२८८। 
११ 2. उपयुक्त, तकसंगत-- -उपपत्तिमदूजिताश्रयं नृप- 
मूचे वचनं वृकोदरः कि० २।१। 

उपपत्तिपरित्यक्त (वि०) [त० स०] 
अप्रमाणित । 

उपपत्तिसमः [त० स०] न्यायशास्त्र में वणित विरोध जहाँ 
दोनों विरुद्ध उक्तियाँ सिद्ध की जा सकती हे । 

उपपन्न (वि०) [उप+-पद्‌+-क्त] इच्छानुकूल, रुचिकर 
-उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विघीयते--रा० २1१० १॥१८ 

उपपाद्य (वि०) [उप¬-पद्‌+-प्यत्‌] 1. अनुपाल्य 2. प्रमाण- 
सापेक्ष 3. सत्ता में आने वाला । 

उपपवंन्‌ (नपुं०) [प्रा० स०] चन्द्रमा के परिवर्तन से पूवं 
का दिन । 

उपपादः [उपञ-पद्‌+-णिच्‌+-घञ्ञ्‌ ] अतिरिक्त, स्तम्भ । 

उपप्लबः [उप-+-प्लु +-अप्‌] हानि, विफलता-मायया विश्रम- 
च्चितो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌--भाग० १०।८४।२५। 

उपप्लाव्यम्‌ (नपुं०) मत्स्यदेश की राजधानी का नाम । 

उपप्लुत (वि०) [उप~-प्लु+-क्त] दबाया हुआ, भींचा 
हुआ--कि० ८1३९ | 

उपभ्‌ (जुहो० उभ०) धारण करना, वहन करना । 

उपभुत (वि०) [ उप--भू--क्त ] संगृहीत, निकट लाया 
गया--शिष्यायोपभृतं तेजो--भाग० ८1१५1२९ । 

उपभेदः [ उप--भिद्‌ न घञ्ञ्‌ ] उप प्रभाग । 

उपमश्रवस्‌ (वि०) (वेद*) [बन्स० ] प्रशस्त यज्ञः 
ख्यापितकवि कवीनामुपश्रवस्तमम्‌-- कऋ० २।२३।१ । 


अनिर्वाह्य, 


उपसन्त्रिन्‌ (पुँ०) | उपमन्त्र+-इनि ] 1. अवरपरामर्श- 
दाता, या मन्त्री 2. संदेशवाहक-- स्मररुज उपम- 
न्त्रिन्‌ भव्यतामन्यवार्ता --भाग० १०।७१।२९ । 

उपमा [ उप-- मा+-अङ-+-टाप्‌ ] धर्मविरुद्ध सिद्धान्त--- 
~ विधमः परधमेश्च आभास उपमा छल:--भाग० 
७1१५1१२ । 

उपसाव्यतिरेक: (पुं०) तुलना और वैषम्य का संयोग | 

उपमर्दनम्‌ [ उप+-मृद्‌+-ल्युट्‌ ] निग्रह, निरोध । 

उपमेखलम्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] (पर्वत के) ढलान पर । 

उपयापनम्‌ | उप--या णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1 निकट पहुँचाना 
2. विवाह 

उपयुक्तः | प्रा० स०] अधीनस्थ अधिकारी-कौ० अ० २।५। 

उपयोगवत्‌ [ उपयोग--मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] उपयोगी, 
काम का । 

उपयोगशून्य (वि०) [ त० स० ] व्यर्थं, निरर्थक । 

उपयोज्य (वि०) [ उप+-युज्‌-+-ण्यत्‌ ] कार्य में लाने 

योग्य । 

उपरज्य (अ०) [ उप¬-रञ्ज्‌--क्त (ल्यप्‌) ] काला 
कर के, मिटा कर । 

उपरञ्जक (वि०) [ उप--रञ्जू--ण्वल्‌ ] 1. रंगने 
वाला 2. प्रभावशाली । 

उपरतश्योणिता (वि०) [ब० स० ] वह स्त्री जिसका 
मासिक घमं बन्द हो चुका है । 

उपरम्भ्‌ (स्वा० पर०) प्रतिध्वनि कराना, गुंजाना । 

उपरि (अ०) [ अघ्वे)-रिल्‌, उप आदेशः ] ऊपर, उपरांत 
बाद । सम०- काण्डम्‌ मेत्रायणी संहिता का तीसरा 
खण्ड,--तलम्‌ सतह,--बृहतो बृहती छंद का एक 
भेद,-- ष्ठ (स्थ) ऊपर रक्खा हुआ । 

उपरुद्धः [ उप+-रुध्‌ + क्त ] कंदी, रोका हुआ । 

उपरोधः [ उप+-₹्घ्‌+-घञ्ञ ] उच्छेद, लोप, निकालदेना 
~ आनर्थक्याद्धि प्राकृतस्योपरोधः स्यात्‌-मी० सू० 
८।४।१५। सम०- कारिन्‌ (वि०) विध्नकारी, 
रुकावट डालने वाला । 

उपलः [ उप--ला--क ] नकली बन्दूक द्वारा फेंकी गई 
गोलो । सम०--प्रक्षिन्‌ (वि०) चक्की पर अनाज 
पीसने वाला,--वृष्टि: ओलों की वर्षा ! 

उपलब्धिसम [ उप+लभ्‌ +-क्तिन्‌-+-सम्‌+- अच्‌ ] न्याय 
शास्त्र का शब्द जो किसी तक का कुतर्क पुर्ण निरा- 
करण दर्शाता हे--न्या० द०। 

उपलम्भः [ उपऋलभ्‌+-घञ्य्‌, मृम्‌ च ] देखना, दर्शन 
करना । 

उपलेषः [ उप+-लिप्‌ + घडा, ] मन्दता, कुन्दता । 

उपलेखः [ उप-+लिख्‌-षञ्ञ्‌ ] प्रतिशाख्यो से संबद्ध 
व्याकरण की एक रचना । र 

उपलोहम्‌ (नपुं०) { प्राश स० ] गौण धातु, खोटी धातु । 


( १२४३ ) 


उपवञ्चनम्‌ [ उप- बञ्च्‌--ल्मुट्‌ ] दुबकना, नीचे झुक 
कर चलना, लेटकर घिसरना । 

उपवञ्चित (वि०) [उप--वज्च्‌--क्त ] धोखा दिया 
गया, ठगा गया, निराश 

उपवर्तेनम्‌ [ उप-वृत्‌ +ल्युट्‌ ] देश-- स्वभौममेतदुपव- 
तंनमात्मनेव ने० ११२८ । 

उपवसनम्‌ [ उप--वस्‌ -|-ल्यूट्‌ ] उपवास करना । 

उपोषित (वि०) [ उप-|-वस्‌--क्त ] जिसने उपवास रख 
लिया है । 

उपोषितम्‌ (नपुँ०) [ उए-]-वस्‌--क्त ] उपवास रखना । 

उपोढा [ उप-+वह-+कक्‍्त--टाप्‌ ] छोटी पत्नी जो पति 
को अधिक प्रिय हो । 

उपविद्‌ (वि०) [ उप+विद्‌+-क्विप्‌ ] 1. लाभ उठाने 
वाला, प्राप्त करने वाला 2. जानने वाला,-- (स्त्री ०} 
1. अधिग्रहण 2. पृच्छा । 


उपविष्ट (वि०) | उप+-विश्‌+क्त ]। आसीन, 
अधिकृत । 
उपविष्टक (वि०) [| उप+विशु--क्त-कन्‌ ] जो 


अवधि पुर्ण होने पर भी अपने स्थान पर दृढता से 
जमा हुआ है (जैसे कि गर्भाशय में भ्रूण) । 

उपवोक्ष्‌ (उप--वि--ईक्ष) (आ०) 1. देखना 2. उचित 
या उपयूक्त समझना । 

उपब्रजम्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] ग्वालों की बस्ती के पास । 

उपशक्‌ (दिवा० उभ०) 1. यत्न करना, सहायता करना 
2' जानना, पूछताछ करना 3. (स्वा० पर०) समर्थ 
या योग्य होना । 

उपशमः [ उप--शम्‌ |-घञ्ञ्‌ ] ज्योतिष में बीसवाँ मुहूर्त । 
सम०-क्षयः (जेन०) मूक रहकर कर्म नाश, कर्म 
न करना । 

उपशयस्थ (वि०) [उपशय +-स्था+-क] घात में लगा हुआ। 

उपशीषकम्‌ | उपशीष --कन्‌ ] 1. प्रमस्तिक रोग 
2. मोंतियों का हार। 

उपशूरम्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] शौर्यं की कमी से । 

उपशूर (वि०) [ प्रा० स० ] जिसमें शौर्य की कमी हो! 

उपश्चुतिः | उप+-श्रु+ क्तिन्‌ ] 1. जनश्रुति, अफवाह 
---नोपश्रृति कटुकान्‌ - महा० ५।३०।५ 2. अन्तनि- 
विष्ट, समावेशन --यथा त्रयाणां वर्णानां संख्यातोप- 
श्रुति: पुरा- महा० १२।६४।६ 3. एक देवी का 
नाम--महा० १२।३४२।४८ । 

उप्लोकः [ उप-{-इलोक्‌+-अच्‌ ] दसवें मनु के पिता 
का नाम । 

उपष्टम्भक (वि०) [ उप्‌ +-स्तम्भू+-अच्‌ +-कन्‌ ] सामर्थ्यं 
देने वाला, पुनर्बेळन देने वाला । 

उपसंयत (वि०) [ उप~-सम्‌ +मम्‌ +क्त] संयुक्त, 
पक्का जुड़ा हुआ । 


उपसंव्रज्‌ (म्वा० पर०) अन्दर कदम रखना । घुसना, 
प्रविष्ट होना । 

उपसंसृष्ट (वि०) [ उप+-सम्‌+-सृज्‌ +क्त] 1. संयुक्त 
सम्मिलित 2. कष्टग्रस्त, अभिशप्त, निन्दित-ब्रह्म॑- 
झापोपसंसृष्टे स्वकुले--भाग० ११।३०।२। 

उपसंस्कृत (वि०) | उप + सम्‌ +-क्क+-क्त ] 1. निष्पन्न, 
पक्व, तैयार किया हुआ 2. अलंकृत, भरा हुआ--अ- 
मृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः-रा० ५।१४।२५्‌ 

उपसंहृतिः | उप+-सम्‌+-हू+-क्ति ] 1. उपसंहार, अन्त 
2. विपत्ति । 

उपसंक्लृप्त (वि०) [ उप+ सम + क्लृपू+-क्त | ऊपर 
जमाया हुआ--भाग० ४।९।५५ । 

उपसंग्रहः [ उप+-सम्‌ --ग्रह +अच्‌ ] तकिया । 

उपसञ्ज्‌ (तुदा० आ०) संलग्न होनां--अथापि नोपसञ्जेत 
स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ --भाग० ११।२६।२२ । 

उपसदनम्‌ [ उपसद्‌ +-ल्युट्‌ ] आवास, स्थान (जैसा कि 
'यज्ञोपसदन' में) । 

उपसादनम्‌ [ उपसद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ] नम्रता पूर्वक किसी 
के निकट जाना । 

उपसन्ध्यम्‌ (अ०) [ प्रा स० ] संध्या के निकट--उप- 
सन्ध्यमास्त तनु सानुमतः--शि० ९५ । 

उपसाध्‌ (प्रेर० पर०) 1. दमन करना 2. संवारना, 
व्यवस्थित करना । 

उपसर्गः [ उप+-सृज्‌-+-घञ्ञ्‌ ] बाधा- ते समाधावृपसर्गा 
व्युत्थाने सिद्धयः -. योग० ३1३९ । 

उपसर्जनोकृत (वि०) [ उपसर्जन-|-च्वि - कृ-क्त ] दमन 
किया हुआ, दबाया हुआ, गौण बनाया हुआ - यथार्थः 
शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तः--- ध्वन्या ० । 

उपसजित (वि०) [ उप+-सृज्‌+-क्त ] व्यस्त, लीन, 
बिदा किया हुआ-- तक्षकादात्मनो मृत्यू द्विजपुत्रो- 
पसजितात्‌ -- भाग ० १1१२1२७ । 

उपसूष्ट (वि०) [ उप+-सृज्‌ +क्त ] 1. छोड़ा हुआ 
-अक्वत्थाम्नोपसुष्टेन ब्रह्मशी ष्णोरुतेजसा --भाग० १। 
१२1१ 2. बरबाद, ध्वस्त--कालोपसृष्टनिगमावन 
त भाग १०८३४] 

उपसपं: | उपस्‌प्‌|-घडा, ] तीन वर्ष का हाथी । 

उपस्कन्न (वि०) [ उप--स्कन्द्‌ --क्त ] सगतिक, कष्ट- 
ग्रस्त, पसीजा हुआ--स्नेहोपस्कन्नहृदया--रा० ६। 
१११।८७। 

उपस्कारः | उप--कृ--घञ[_ ] अचार, चटनी, मिचं- 
मसाला । 

उपस्तोर्ण [ उप--स्तू-|-क्त ] 1. फैलाया हुआ, बिखेरा 
हुआ, छितराया हुआ 2. वस्त्रावेष्टित, आच्छादित, 
डका हुआ 3. उंडेला हुमा । 

उपस्म (वि०) [ उप--स्था--क | 1. निकटवर्ती,--स्थ; 


( १२४४ ) 


(प०) आसन- एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपा- 
विशत्‌--भग० १।४७ 2. सतह--तं शयानं धरोपस्थे 
= भाय० ७।१३।१२ । ५ 

उपस्थानम्‌ [ उप-स्था-ल्युट्‌ ] न्यायालय का कक्ष 
~ उपस्थानगतः कार्याथिनामद्वारासऊुं कारयेत्‌--को० 
अ० १।१४ ¦ 

उपस्थापमा | उप+-स्था +-णिच्‌ +-युच्‌ + टाप्‌ ] जेनसाघु 
की दीक्षा से संबद्ध संस्कार। 

उचस्वितवक्त्‌ (पुं ) [उपस्थित +-वच्‌ +-तृच्‌] आशुवक्ता । 

उपस्नुत (वि०) [ उप~-स्नु--क्त ] बहती हुई, प्रवहण- 
शील-्वयं प्रदुग्धेऽस्य गुणरुपस्तुता कि० १।१८। 

उपस्पर्शनम्‌ [ उप+-स्पृश्‌त-ल्युट्‌ ] उपहार । 

उपहासकम्‌ [ उपहस्‌ + धञ्‌ +-कन्‌ ] दिल्लगी, हास्यपूर्ण 
उक्ति 1 

उपहते (वि०) [ उप--हृ+तृच्‌ ] उपहार प्रदान करने 
वाला, आंतिथेयी । 

उपहा .(जुहो० आ०) उतरना, नीचे आना- उपाजिहीथा 
न महीतलं यदि--शि० १।३७। 

उपहार्यम्‌ ) [ उप+-ह्‌-+-ष्यत्‌, ण्वुल्‌, स्त्रियां टापू च ] 

उप्हारकः ( उपहार, भेंट । 

उपहारिका | 

उपहितिः (स्त्री०) [ उप+-घा+-क्तिन्‌ ] निष्ठा, भक्ति । 

उपहूत (वि०) [ उप+ह्वे+क्त ] आमन्त्रित, बुलाया 
गया, आवाहन किया गया । 

उपांझु (अ०) [ उपगता अंशवो यत्र--ब० स० ] 1. मन्द 
आवाज में, कान में कहना । सम०- जपः मन ही 
मन में मन्त्रों का जप करना, ग्रहः यज्ञ में निचोड 
कर निकाले हुए सोमरस का प्रेषण, -. दक्ष: निजी 
रूप से दिया गया दष्ड,--बधः गुप्त हत्या । 

उषाइत (वि०) [ उप--आ-|-कृ--क्त ] 1. अभिमन्त्रित 
2. उपयोग में झाया गया- यज्ञेषूपाकृतं वित्तं - महा ० 
१२।२६८।२२ । 

उपान्‌ (म्वा० पर०) टूट पड़ना, हमला बोलना । 

उपाध्रा (म्वा० पर०) 1. सूँघना 2. चूमना (जैसा कि 
'मू्ध्न्यूपा प्राय में) । 

उपाङ्ग: [ प्रा० स० ] जेनियों के धार्मिक ग्रंथों का समूह । 

उपात्तषिद्ः [ ब० स० ] जिसने अपनी शिक्षा समाप्त 
कर लो हुं--उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी रघु० ५।१। 

उपादानम्‌ | उप+-आ-+-दा+ल्युट्‌ ] सांख्य शास्त्र में 
वर्णित चार अन्तवंस्तुओ में से एक प्रकृत्युपादान- 
कारभागार्याः--सां० का० ५० । 

डपाषा (जूहो० उभ०) (किसी स्त्री को सतीत्वसमर्पण 
के लिए) फूसलाना, चरित्रश्रध्ट करना । 

उपाधि: [ उप+-मा--धा+-कि] 1. किसी क्रिया का 
गोण उत्पादन, आनुषंगिक प्रयोजन 2. स्थानापत्ति, 


प्रतिपत्र --उपाधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः 
रा २।१११।२९ । 

उपाभ्ब्युः [ प्रा स० ] अध्वर्य्‌ का सहायक । 

उपारमः | उप--आ--रम्‌+-अच्‌ | समाप्ति, अन्त । 

उपाछ्द (उदा० पर०) किसी बात के लिए रोना । 

उपाजित (वि०) [ उपञ-अजं + कत ] 1. उपलब्ध किया 
हुआ अवाप्त । 

उपालभ्‌ (म्वा० आ०) (बलि पशु के रूप में) मारने के 
लिए पकड़ना । 

उपाबत (वि०) [उप--आ¬-वृञ-क्त] ढका हुआ, गुप्त । 

उपाहिलष्ट (वि०) [ उप+-आ¬-र्लिष्‌+-क्त ] जिसके 
आलिङ्गन किया है, या जिसने पकड़ लिया हँ । 

उपासीन (वि०) [ उप+-अ।स्‌+- शानच्‌, ईत्व ] 1. निकट- 
स्थ, आसपास विद्यमान, उपासना करने वाला । 

उपस्थित (वि०) [ उप--स्था-|-क्त ] 1. सवार, खड़ा 
हुआ, 2. घटित, प्रस्तुत, आटपका जैसे कि “व्यसन 
समुपस्थितं’ में । 

उपायः [ उप--अय्‌- घडा, | दीक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार 
--उपायेन प्रवतरन्‌ - उपनयनेन सह प्रवतरन्‌--मे ० 
सं० पर शा० भा०। सम०-- विकल्पः वैकल्पिक 
तरकीब । 

उपेयिवस्‌ (वि०) [ उप--इण्‌ + क्वसु-पा० ३।२।१०९ ] 
निकट जाने वाला शि० २।११४। 

उपेक्षणोय (वि०) [ उपन-ईक्ष्‌ + अनीयर्‌ ] उपेक्षा करने 
के योग्य, नजर अन्दाज करने के लायक, परवाह न 
करने योग्य । 

उपेड़कीय्‌ [ भा० घा० पर्‌०--उप-+-एडक + क्यच्‌ ] 
ऐसा व्यवहार करना जैसा कि भेड के साथ किया 
जाता है--पा? ६।१।९४ पर काशिका । 


उपेन्द्र +- अपत्यम्‌ [ प० त० ] कामदेव । 

उदात्त (वि०) [ उप} आ--दा)-क्त ] अवाप्त, अजित 
--उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी--रघु० ५।१। 

उभय (वि०) | उभ्‌ ¬-अयट्‌ ] दोनों । सम० अन्वयिन्‌ 
(वि०) जो दोनों अवस्थाओं में लागू हो सके, 
ना अलङ्कार: एक अलंकार जिसमें अर्थ और ध्वनि 
दोनों घट सके, - च्छन्ना दोनों प्रकार की प्रहेलिकाओं 
को दर्शाने वाला अलंकार,--पदिन्‌ (वि०) जिसमें 
परस्मे-आत्मने दोनों पद विद्यमान हों, विपुला एक 
छन्द का नाम,--विश्रष्ट (वि०) जो न यहाँका 
रहे न वहाँ का, दोनों जगह से असफल,--कच्चिनो- 
भयविश्रष्टरिच्छन्नाञ्रमिव नश्यति--भग० ६1३८, 
~ स्तातक (वि०) जिसने अपना अध्ययन और 
ब्रह्मचयंत्रत दोनों ही समाप्त कर लिये हैं--मनु ० 
४1३१ पर कुल्लूक । 

उभयतः (अ) [ उभन+तसिलू ] दोनों ओर से । सम०. 


( १२४५ ) 


--पाह् (वि०) जिसके दोनों ओर जाल बिछा हो, | उल्बण (वि०) | उच्‌$ब (व) ण्‌--अच्‌, पृषो० साधुः] 


पुच्छ ( वि०) जिसके दोनों ओर पूँछ हो प्रश 

(वि०) जो बाहर और भीतर दोनों ओर देख सके । 

उभामहेश्वरव्रतम्‌ (नपुं०) शिव को प्रसन्त करने के लिए 
विशेष प्रकार का एक घामिक ब्रत । 

उरगशयनः [ ब० स० ] शेषनाग पर सोने वाला विष्णु । 

उरस्‌ (नप्‌ं०) [ ऋ--अंसुनू, उत्वं रपरश्च ] छाती । 
सम० --क्रपाटः चौड़ी सबल छाती, --क्षवः तर्पेदिक, 
छाती का रोय, --स्तम्भः दमा । 

उक्परा्रम (वि०) [ब० स०] बड़ा शक्तिशाली । 

उर्घा (अ०) [ उरु--धा | नाना प्रकार से-पश्यतं 
माययोरुधा - भाग० १।१३।४७। 

उर्वशोशापः [ प० त०] उर्वशी का अर्जुन को शाप, 
जिसके फल-स्वरूप वह हिजड़ा बन गया और यह 
स्थिति अज्ञातवास में बहुत उपयुक्त रही। (यह 
उक्ति उस अवस्था में प्रयक्त होती हँ जब प्रतीयमान 
हानिकर घटना लाभदायक सिद्ध हो जाती हँ) । 

उलड (चुरा० पर० -- उलण्डयति) बाहर फेक देना, 
प्रक्षेपण (धातुपाठ) 

उत्ति, उल्ली (स्त्री० ) सफ़ेद प्याज़ । 

उलूकः [ वल्‌ + ऊ, संप्रसारण ] एक ऋषि जिसे वँशेषिक 
का कर्ता कणाद समझा जाता हूं । 

उलकजित्‌ (पुं) कौवा । 

उलूलि | (वि०) 1. जोर से क्रन्दन करने वाला, कोला- 

उलूल } हलमय विवाहादि शुभ अवसरों पर मधुर सम- 

गान, विशेषतः स्त्रियों का,--नें० १४।५१, अनर्ध ० 

३।५५ । 


1. भयानक 2. पापमय । सम० --रसः शौर्यं । 
उल्लकः [ उद--लक -+-अच्‌ | एक प्रकार की शराब । 
उल्लू (म्वा० परऽ प्रेर०) हिलाना, लहराना--जिद्वा- 

झञतान्युस्लासम्त्यजस्रम्‌--कि० १६1३७ । 
उल्लस (वि०) [ उद्‌{-लस्‌ --शतृ ] चमकता हुआ । 

(वि०) [ उद्‌ +ला+ हन्‌ +-क ] चतुर, प्रसन्न, 

-थः (पुं०) काली मिर्च । 

उबटः 1५ ) ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा यजुर्वेद का भाष्यकर्ता । 
[ बश्‌+शत्‌ | 1. सुन्दर 2. प्रिय, प्यारा 

3. पवित्र, निष्पाप 4. अश्लील -- बजंयेदुशर्ती वासम्‌ 

--महा० १२।२३५१०। 
उक्षिजः (पुं०) कक्षीवान्‌ के पिता का नाम । 
उच्णगु: [ ब० स० | सूय । 
उष्णोष्ण (वि०) | उष्ण. उष्ण ] अत्यन्त गर्म - उणोष्ण 

शीकरसृजः--शि० ५४५ । 
उषस्‌ (स्त्री) [ उष्‌--असि ] प्रभात, भोर । सम? 


--करः चाँद, - कलः भर्गा,-- पतिः अनिरुद्ध, 
| -- पूजा पौषमास में प्रातः काल की जाने वाली उषा 
की विशेष पूजा । 


उष्ट्रनिवदयम्‌ (नपं०) योग का एक आसन । 

उष्ट्रप्रणाण; (पुं०) आठ पेर का 'शलभ' नामक एक जन्तु । - 

उष्टराक्षः [ ब० स० ] ऊंट जँसी आँखों वाला (घोडा) 
~ शालि० । 

उष्णीषः | उष्णमीषते हिनस्ति ईष्‌--क ] 1. पगड़ी 
2. किसी भवन की चोटी । 

उहारः ( पुं.) कछुवा । 


अक्षराः (ब० व०) शैव सम्प्रदाय । . 

ऊखरजम्‌ (नपुं०) 1. लवणयुक्त भूमि से तैयार किया गया 
नमक 2. यवक्षार, कलमौश्ोरा । 

अति: ( स्त्री ०) [ भव्‌ +-क्तिन्‌ ] ऊतक, तांत । 

अन्‌ (च्‌रा० पर०) घटना, घटाना । 

अनातिरिक्त (वि०) अत्यधिक या अतिन्यून । 

ऊनःम्विकम्‌ (नपुं०) [ ऊताब्द--ठक ] वर्षं से पूर्व ही 
मनाया जाने वाला श्राद्ध । 

ऊनमासिक (वि०) | ऊनमास-+-ठक ] नियमित मासिक 
संक्रियाओं के अतिरिक्त जो प्रतिमास श्राद्ध किये जाँय 
तथा जो दिनों की संख्या गितकर एक वष के भीतर 
ही भीतर मनाये जाँय । 

ऊद, --अद्धभ्‌ (उवंङ्गम्‌) (नपुं०) खुम्भ, खुदरौ, छत्रक । 

ऊर्भमासः (प्‌ ०} कातिक महीना । 


ऊ 


ऊर्जमेघ (वि० ) [ ब० स० ] असाधारण बृद्धि से यक्त । 

ऊध्वं ( वि०) [ उद्‌+-हा-+-ड, पृषो० ऊर्‌ आदेशः ] 
सीधा, उन्नत, उच्च, ---ध्वम्‌ (नपुं०) ऊँचाई 
ऊपर । सम० --गमः (पुं०) अग्नि; --तिलकः 
मस्तक पर जातिसूचक खड़ा तिलक - सुयंस्पधिकिरी- 
टमूध्वेतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम्‌--नाराय० २।१। 
--दृक्ञ (पुं०) कर्कट, केकड़ा, ---प्रमाणम्‌ शीर्षलम्ब, 
उन्नतांश, -- बालम्‌ चमरी हरिण की पछ, -- शोषन: 
रीठे का वृक्ष । 

ऊमिका [ ऋ-मि अर्तेरुच्च, स्वार्थं कन्‌ टाप्‌ च ] चिन्ता । 

ऊवध्यम्‌ (नपु०) अघपचा भोजन । 

ऊष्सायणम्‌ [ ब० स० | ग्रीष्म ऋतु । 

ऊहगानम्‌ (नपुं०) सामवेद के तीन प्रभागों में से एक ! 

' ऊहच्छला (स्त्री०) सामवेदच्छला का तीसरा अध्याय । 


| 
i 
1 
1 


( १२४६ ) 


त्र 
क्रक्ष्‌ (स्वा० पर०) जान से मार देता । ऋतुः [क--तु किञ्च] मौसम । सम० चर्या (जीव- 
ऋक्षः [ऋष-स किच्च] एक प्रकार का हरिण -रोहिद्भूतां धारियों का) ऋतु के अनुकूल व्यवहार,--जुष्‌ 
सोञ्न्वधावद्क्षरूपी हतत्रयः--भाग० ३।३१।३६ । (स्त्री०) प्रजनन के उपयुक्त समय पर मैथुन में रत 
सम० -- इष्टिः (ऋक्षेण्टि) ग्रहमख, तारों के निमित्त महिला,- पशुः ऋतु के अनुकूल यज्ञ में बलि दिये 
यज्ञ,-जिह्वम्‌ एक प्रकार का कोढ़, -- नायकः एक जाने वाला पशु । 
प्रकार की गोलाकार संरचना या निर्माण _ अ० तु० | ऋद्धम्‌ [ऋध्‌--क्त | गाहने के पश्चात्‌ अनाज का संग्रह 
१०४,--प्रियः बेल,--विडम्बिन्‌ (पु०) धोखा देने करना । 
वाला ज्योतिषी । ऋद्धित (वि०) [ऋद्ध1-इतच्‌ | समृद्ध बनाया गया-राज- 
ऋग्ब्राह्मणम्‌ (ऋच्‌ --ब्राह्मणम्‌) ऐतरेय ब्राह्मण । सूयजिताँल्लोकान्‌ स्वयमेवासि ऋद्धितान्‌ -महा० १८। 
ऋजुकार्यः केश्यप मुनि । ३१२५ | 
ऋजुलेखा सरलरेखा, सीधी लाइन । ऋइ्यमूकः एक पर्वत का नाम । 
ऋण्‌ (तना० पर०) जाना । ऋषभाचलः (पुं०) शंकराचार्य के जीवन से संबद्ध केरल में 
ऋणच्छेदः [ऋण +-छिद्‌+-घञ्ञ्‌] ऋण का परिशोध । एक पर्वत पर स्थित मन्दिर । 
ऋणनिणंयपत्रम्‌ (ऋणपत्रम्‌) (नपुं०) ऋण का स्वीकृति | ऋषिऋणम (नपुं) ऋषियों के प्रति जनसाधारण का 
सूचक पत्र, रकका । कर्तव्य, जन समाज पर ऋषियों का ऋण । 


ऋणप्रदात्‌ [ऋण ¬-प्र+-दा~-तृ] साहुकार, रुपया उधार | ऋषिका (स्त्री०) ऋग्मन्त्रों की द्रष्ट्री एक स्त्री । 


देने वाला । ऋष्टिः ( स्त्री ) [ ऋष्‌ †-क्तिन्‌ | एक प्रकार का 
ऋतसामन्‌ (नपुं) एक साम का नाम वाद्ययंत्र ~ सतालवीणाम्‌ रजष्ट्विणुभिः--भाग० ३। 
ऋतम्भरा [ऋ-क्त +-भृ4-अच्‌, मुमागमः] बुद्धि, प्रज्ञा | १५1२१ । 
योग० १।४७। 
ए 
एकः [इ-+कन्‌। प्रजापति- एक इति च प्रजापतेरभिघान- -“(कहते हे कि वामन ने इनकी एक आँख में तिनका 
मिति --मँ० सं) १०।३।१३ पर्‌ शा० भा०,- कम्‌ चुभो दिया था), - निपातः एक अव्यय जो अकेला 
1. मन--एकं विनिन्ये स जुगोप सप्त--बु० च० २। ही एक शब्द है, पादिका एक ही पैर का सहारा 
४१ 2. एकता । सम०- अक्षरम्‌ (एकाक्षरम्‌) लेकर खड़े होना--अथावलम्ब्य क्षणमेकपादिकाम्‌ 
पुनीत प्रणव, 'ओम्‌', अग्नि (वि०) जो केवल एक - नै० १।१२१,_षाथिवः एकमात्र शासक, सख्राव्‌ 
ही अग्नि को रखता हे, - अङ्गम्‌ वह नाटक जिसमें त केवलं तद्‌ गुरुरेकपाथिवः - रघु० ३।३१,-वाक्यम्‌ 
एक ही अङ्क हो,--अङ्को अपूर्ण, अधूरा,-°रूपक वाक्यरचना की दृष्टि से युक्त्सिंगत वाक्य, याचक 
(अधूरा रूपक या उपमा), - - अपचयः अपायः (वि०) पर्यायवाची, वासस्‌ (वि०) एक ही वस्त्र 
जिसमें एक अवयव कम हो,- आहार्य (वि०) एक से आच्छादित, बिशक (वि०) इकीसवाँ,-- विजयः 
सा भोजन करने वाला, जो प्रतिषिद्ध और भनुमत पूरी जीत--कौ० अ० १२, -- बीर: 1. प्रमुख योद्धा 
भोजन में विवेक न करे,--एकश्यम्‌ अलग-अलग एक 2. स्कन्द के नौ सहायकों में से एक, -- व्यावहारिकाः 
* एक करके,--ग्रामीण (वि०) एक ही गांव का रहने बौद्धों की एक शाखा,--शेषः एक ही जड़ का वृक्ष । 
बाला,--चरः तपस्वी, संन्यासी-नाराज के जनपदे | एकशतम्‌ (नपुं०) एक प्रतिशत । 
चरत्येकचरो वशी--रा० २।६७।२३,--च्छत्र | एकलव्यः (पुं०) द्रोणाचार्यं के एक शिष्य का नाम जिसने 
(वि०) जो केवल एक ही छत्र से शासित हो, जहाँ | अपनी गृरुभक्ति के कारण धनुविद्या में प्रवीणता 
एक ही राजा का राज्य हो,--जीववादः (दर्शन० में) प्राप्त की। 
केवल जीवात्मा का सिद्धान्त,-दण्डिन्‌ (पुं०) | एकाष्टका (स्त्री) माघ मास का आठवा दिन । 
संन्यासियों की एक श्रेणी,- धुरीण (वि०) एक हीं | एकाष्ठी (स्त्री०) कपास का बीज, बिनौला । 
भार को उठाने वाला--तरकष्ठनालंकघुरीणवीण-ने० | एजत्‌ ( बि० ) [ एज्‌+-शतृ ] कांपता हुआ, हिलता 
६।६५,--नयनः शुक्रग्रह, असुरों का गुरु शुक्राचायं हुआ । । वि 


( १२४७ ) 


एणशिशुः (-शावकः) [ष० त०]हरिण का बच्चा, छोना । 

एणाडुः [ब० स०] चन्द्रमा । 

एणाडूचूड: [ब० स०] शिव जी । 

एतत्पर (वि०) इस पर तुला हुआ, इसमें लीन । 

एतनः [आ--इ-+-तन] 1. निःश्वास, साँस 2. एक प्रकार 
की मछली । 

एतावन्मात्र (वि०) [एतद्‌+-वतुप्‌ञ-मात्रच्‌] इस स्थान 
तक, इस माप का, इस अंश तक, ऐसा । 

एलादि (वि०) [ब० स०] कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का 
पुञ्ज-जो इलायची से आरम्भ होती हे । 


एलासुगन्धि (वि०) इलायची की सुगन्ध से युक्त । 

एव (अ०) [इ+ वन्‌] पुनः, फिर--एवशब्दश्च पुनरित्यर्थं 
भविष्यति--मी० सू० १०-८-३६ पर शा० भाऽ। 

एष्‌ (म्वा० उभ०) जानना,-एषितुं प्रेषितो यातो --भट्टि ० 
५।८२ । 

एषिका [एष्‌ +-ण्बुल्‌}-टाप्‌] लोहे का शहतीर जिसमें कोई 
छल्ला या टोपी न हो । 

एष्टव्य (वि०) [एष्‌ तव्य] जिनके लिए प्रयत्न किया 
जाय, जिनकी लालसा हो, जिनके लिए लालायित हुआ 
जाय । 


एककम्यंम्‌ [एककम +-ष्यञ्ग्‌] 1. कार्य की एकता 2. एक 
ही फल में अंशभागी होने की स्थिति -मी० सू० ११। 
१११ पर शा० भा० । 

'ऐकगुण्यम्‌ [एकगुण--ष्यञ्ञ्‌] एक इकाई का मुल्य । 


a 


एकमुख्यम्‌ [एकमुख ¬-ष्यञ्ञ्‌] 1. पूरा अधिकार 2. अधी- 
नता । 

एकान्त्यम्‌ [एकान्त +-प्यञञ्‌] 1. एकान्तता, निरपेक्षता, 
एकान्तवास 2. मित्रता । 

ऐक्यारोपः [ष० त°] समीकरण । 

ऐतशप्रलापः [ब ० त०] अथववेद का एक अनुभाग जिसका 
द्रष्टा ऐतश ऋषि था (यह भाग कुन्ताप सूक्तों के 
पश्चात्‌ आता है । 


ओ 


ओकज (वि०) [उच्‌ ञ-क, नि० चस्य कः, तस्मिन्‌ जायते 
जन्‌-ड] घर में उत्पन्न या पले (गौ आदि पशु) । 

ओकणी [ओ--कण्‌+-अच्‌+-डीप्‌] सीमावर्ती जंगल । 

ओघः [उच्‌+-घञ्ग, पृषो० घ०] तीन वाद्य विधियों में से 
एक--नागा० १०।१४। 

ओजस्‌ [उब्ज्‌ +-असुन्‌, बलोपः, गुण] वेग, गति-- एष 
ह्यतिबलः सन्ये रथेन पवनौजसा--रा० ७।२९।१२। 

ओजायितम्‌ [ना० घा० ओज-+-य+-क्त] साहसंपूर्ण पग, 
हिम्मत से युक्त व्यवहार । 


१५७ 


ऐन (वि०) [इनः सूर्यः, तस्य, इदम्‌--अण्‌] सूर्यं संबंधी 
--निवेण्ये वर्णेन समानर्मनं --रा० च० ६।२५। 

ऐन्दव (वि०) [इन्दु+-अण्‌] चाँद का उपासक नै० 
११।७६। सम०-किशोरः दूज का चाँद--ऐन्दव- 
किशोर शेखर ऐदम्पर्य चकास्ति निगमानाम्‌ - मुख० । 

ऐरम्‌ [इरान-अण्‌] राशि, ढेर । 

एश्यम्‌ [ईश्‌ +-ष्यञ्ञ्‌] सर्वोपरिता, सर्वोच्चता । 

ऐश्य (वि०) [ईश्‌ +-ण्यत्‌] ईश संबंधी । 

एइवरकारणिकः [ईश्वर ]-अण्‌ --करण--ठक्‌] एक नेथा- 
यिक का नाम । 

ऐश्वयेंम [ईइवर--ष्यञा्‌] सर्वशक्तिमत्ता, तथा सवं- 
व्यापकता की शक्ति-महा० १२।१८४।४० । 


ओपशः (वेद०) तकिया, सहारा, अवलम्बन । 

ओलज्‌ (म्वा० पर०) फेंक देना, उछाल देना । 

ओषधिः [ओष-+ धा-कि] 1. सोम का पौधा 2. कपूर । 

ओष्ठः [उष्‌ +-थन्‌] होठ । सम०--अवलोप्य (वि०) जो 
होठों से खाया जा सके,--पाकः सरदी के कारण होठों 
का फटना । 

ओष्ठ्य (वि०) [ओष्ठ-यत्‌] ओष्ठ संबंधी, जो होठों 
पर रहे। सम० -योनि (वि०) जो ओष्ठध्वनि से 
उत्पन्न हो, - स्थान (वि०) जो होठों से उच्चरित हों । 


( १२४८ ) 


औँ 


औद्रसेतः [उग्रसेन }-अण्‌] उग्रसेन का पुत्र कस । 

ओष्व्यम्‌ [उच्च --प्यव्य | देशान्तर, (ग्रह की) दुरी । 

ओतस्य (दि०) [उतथ्य+-अण्‌] उतथ्य कुल से संबद्ध, 
उतथ्य कुल में उत्पन्न । 

औत्तमणिकम्‌ [उत्तमर्ण{-ठक्‌] कजे, ऋण । 

ओत्यितासनिक: [उत्यितासन+-ठक्‌] बैठने के लिए आसनों 
का प्रबंध करने वाला अधिकारी--बं० शि० १४९। 

ओत्पत्तिकम्‌ [उत्पत्ति +- ठक्‌] लक्षण, स्वभाव--ओऔत्पत्तिके- 
नैव संहननवलोत्पेता:--भाग० ५।२।२१ । 

ओदीच्य (वि) [उदीची+-यत्‌] उत्तरी देश से संबंध 
रखने वाला । 

औदुस्बरायणः [उदुम्बर-- फक] एक वयाकरण का नाम । 

ओद्रड्िकः [उद्रङ्ग --ठवय_] 'उद्रंग' अर्थात्‌ कर का संग्राहक 
--घोषाल० २१० । 

ओपकुर्वाणक (वि०) [उपकूर्वाण--कक] किसी नियत 
अवधि के ब्रह्मचारी 'उपकुर्वाण' से संबद्ध । 

ओपगविः (पुं०) उद्धव--माग० ३।४२७। 

औफ्पत्यम्‌ [उपपति+-ष्यंञञ्‌ ] उपपति या जार से प्राप्त 
होने वाला हर्ष । 


3 


ओपसन्ध्य (वि०) [उपसन्ध्या--अण्‌] संध्मा आरंभ होने 
से डरा पूर्ववर्ती समय से संबद्ध --रश्मिभिरौपसन्ध्ये: 
जार २२५६1 

ओषस्थितिकः [उपस्थिति+-ठक्‌] सेवक--एष भर्तृपादमूला- 
दौपस्थितिको हंसः--प्रतिज्ञा० १। 

ओम (वि०) [हा वत संबंधी । 

जरस (वि०) [उरसा :--अण्‌] 1. शारीरिक---न 
झस्त्यस्यौरसं बळम्‌--महा० ३।११।३१ 2. नैसर्गिक 
-ाशिक्षोरसकृतं बलम्‌--महा० ७।३७।२० । 


ऑओणस्थानिकः [ऊर्णस्थान+-ठक्‌] ऊन विभाग का अधि- 
कारी 


i 

ओषधम्‌ [औषधि +-अण्‌] रोकथाम, मुक्राबला,- अतिकषं 
निषघमनोषघं जत:--शिं० १७।७। 

औषधिप्रतिनिधिः (पुं) किसी औषधि के स्थान में प्रयुक्त 
होने वाली जड़ी-बूटी । 

ओव्टिक (नि०) [उष्ट--ठक] ऊंट संबंधी । 

ओष्ट्रिकः [उष्ट्र--ठक] 1. ऊंट से प्राप्त (दुग्घादिक) 
2. तेली--महा० ८।४५।२५ । 


कम्‌ [क-ड ] 1. बाल, केश 2. महिला का कृत्य | कडूसिका (स्त्रीऽ) केवल सिर भिगोना, सिर का स्नान । 
3. बालों का गुच्छा 4. दूध 5. विपत्ति 6. जहर | कच्छः [ क--छो--क ] घनी बसी हुई बस्ती । 


7.भय! 
कंझः [ कं जलं शेते अत्र ] जलपात्र । 


कञ्जलिका (स्त्री०) पारे का बना चूर्ण । 
कञ्चुकोयः [ कञ्चुक | छ ] कञ्चुकी, अन्तःपुराघ्यक्ष । 


कंसकृषः [ कंस+ठृष्‌+-अच्‌ ] श्रीकृष्ण का विशेषण | कञ्जिनी [ कञ्ज--इनि+ ङीप्‌ ] देश्या । 


~~निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे--शि० १।१६। 

ककुदिन्‌ (वि०) [ ककुद्‌+इनि ] नेता, स्वामी --आस्यं 
विवृत्य ककुदी --महा० १२।२८९।१९ । 

कक्ष्यम्‌ [ कक्ष -यत्‌ ] सूखे धास की चरागाह-- प्रधक्ष्यति 
यथा कषयं चित्रभानुहिमात्यये--रा० २।२४।८ | 

कव्या [ कक्ष+यत्‌--टाप्‌ ] 1. सेना का घेरा 2. प्रति- 
ढंद्विता 3. प्रतिज्ञा 4. शेष, अवशिष्ट । 

कडुू-वासस (पं०) [ ब० स० ] वाण--असंपातं करिष्यन्ति 
चरन्तः क छुवासस: --रा० ५।२१।२६ । 

कडूटेरी (स्त्री) हरिद्रा, हल्दी । 

कङ्ूणधारणम्‌ | प० त० ] किसी बड़े यज्ञ का उपक्रम 
सूचक मुख्य पुरोहित या यजमान की कलाई में सूत्र” 
बन्धन या कड़ा पहनाना ।. 


कटः | कट्‌-|-अच्‌ ] 1. चटाई 2. कूत्हा 3. बाण 4. लकडी 
का तख्ता 5. हाथी की कनपटी। सम० -- कुटिः 
(पुं) [ ब० स० ] फूस की छत वाली झोपड़ी, 
कृत्‌ (पुं०) तिनको की चटाई बुनने वाला,-- पूर्णः 
हाथी जो अपनी मस्ती या कामोन्माद की पहली 
अवस्था में हो, --भूः हाथी की कनपटी का प्रदेश, 
--स्थालम्‌ शव, जाश, - -जकः (पुं०) जनसमुदाय- 
विशेष--छोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्येषा 
संज्ञा भवति स आनीयते-महा० १।१।३, -- फलः 
घूस, रिश्‍वत--उत्कोचेऽस्त्री कटफल:---नाना० । 

कटारिका (स्त्रीश) एक छोटी कटार, बर्छी । 


| कठिनो (पुं०) हस्तिनी ! 
चनक सूखा अदरक, सोंठ । 


कर्डुलिः (पुं०) वृक्षविशेष जिसमें शरदृतु में फूल आते हैं | कटुभब्रः 


~ पशूनामीशानः प्रमदवनकडूलितरवे --सौ « । 


कडू (जुरा० पर०) एकत्र करना, मिट्टी से ढकना ! 


( १२४९ ) 


कट्टारिका (स्त्री०) कसाई की छुरी । 

कठः [ कठ्--अच्‌ | एक ऋषि का नाम जो वैशम्पायन 
के शिष्य थे । सम० --उपनिषद्‌ एक उपनिषद्‌ का 
नाम, --कालापाः कठ और कालाप की शाखाएँ 
नपार २।४।३ पर महाभाष्य-ये च मे कठकालाया 
परा० २।३२।१८, -धूर्तः यजुर्वेद की कठ शाखा 
में प्रवीण ब्राह्मण । 

कठिनम्‌ [ कठ इनच्‌ ] 1. कुदाल--प्लवे कठिनकाजं च 
णारा २।५५।१७ 2. मिट्टी का बर्तन -महा० 
३।२९७।१, 3. कंधे पर जमाया हुआ फीता या बाँस 
जिससे बोझा ढोया जाय--पा० ४।४।७२ । 

कठिकल्ल: (पुं०) एक प्रकार का सेव । 

कठुर (वि०) [ कठ--उरच्‌ ] कठोर, क्रूर । 

कठोरित (वि०) | कठोर--इतच्‌ ] कड़ा किया गया, 
सबल बनाया गया । 

कड्ली (स्त्री०) एक प्रकार का ढोल ! 


कडेरः एक देश का नाम। 

कणः [ कण्‌ --अच्‌ ] मगरमच्छ । 

कणवीरकः (पुं) एक प्रकार का संखियां । 

कष्टकः [ कण्ट्-- ण्वुल्‌ ] मन दुखाने वाला भाषण । 

कण्टकिलः | कण्टक + इलच्‌ ] बाँस । 

कष्टाफलः [ कण्टा +-फल्‌ अच्‌ ] सेमल का फल, सेमल 
का पेड़ । 

कण्डः [ कण्ठ्‌ +-अच्‌ ] गला, कण्ठ! सम० --न्नः हार, 
_- शुल्ककेयू रकण्ठत्राः - महा ० ५।१४३।३९, --नालम्‌ 
कण्ठ की नाली, ग्रीवाप्रदेश, --माला, एक रोग का 
नाम जो प्रायः गले में होता हे, --रोधम्‌ आवाज 
को कम करना । 

कष्ठला (स्त्री) बेत से निमित एक.टोकरी । 

कष्डिल (वि०) [ कण्ड्‌+-इलच्‌ ] 1. पीए हुए, शराबी, 
2. चंचल, उच्छूद्धुल -कण्डिललड्डुका मे प्रतिष्ठाः 
-- प्रतिज्ञा० ३ । 

कण्वोपनिषद्‌ (स्त्री) एक उपनिषद्‌ का नाम । 

कत्ताशब्दः (पुं०) पासे फेंकने का शब्द -*अरे कत्ताशब्दो 
निर्नाणकस्य हरति हृदयं - मृच्छ० २।५। 

कथ्‌ (चुरा० उभ०) स्तुतिगान करना । 

कथकटीका (स्त्रीश) रामायण पर टीका । 

कथन्ता | कथम्‌ -- तल ] अवर्णनीय बेचैनी । 

कथामात्र ( वि० ) जो केवल कथा में ही रह गया हो, 
मृत । : 

कदम्बः [ कद्‌--अम्बच्‌ ] 1. धूल 2. सुगन्धि कदम्बः 
पुंसि नीपे स्यात्तिनिशे वरुणद्रुमे । धूल्यां समूहे गन्धे 
च --नाना० । सम० -- युद्धम्‌ एक प्रकार श्पृगाररस 
का नाटक--वात्स्या० । 

कदली [ कदल-|-डोष्‌ ] केला । सम» --क्षता 1. एक 


प्रकार की ककड़ी 2. एक सुन्दर महिला, गर्भः 
केले का गूदा । 

कनकम्‌ [ कन--वुत्‌ ] सोना, --कः (पुं० ) 1. पलाश 
वृक्ष 2. घतूरे का पौधा । सम० -- कदली एक प्रकार 
का केला जिस के पत्ते भूरे होते हैँ - क्रीडादैल: कनक- 
कदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः - मेघ० ७९, कारः सुनार, 
-“पट्टम्‌ कपड़ा जिस पर सोने या जरी का काम हुआ 
हो--पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम्‌ -रा० 
५।१५।४५, --पबंतः मेरु पहाड़ । 

कनपः [ कनो दीप्तिर्गतिः शोभा वा पाति सः ] एक प्रकार 
का अस्त्र--महा० ३२०३४ | 

कनिष्कः एक राजा जो पहली शताब्दी में हुआ । 

कनिष्ठा [ अतिशयेन युवा - युवन्‌ + इष्ठन्‌ कनादेशः ] 
छोटी पत्नी 1 

कनीनिकम्‌ [ कनीन+-कन्‌, इत्वम्‌ ] कुछ साममन्त्रों का 
समूह्‌ । 

कनीयस्‌ (पुं) [ युवन्‌ +-ईयसुन्‌, कनादेशः ] छोटा भाई 
नाकलत्रवानह बाले कनीयांसं भजस्व मे - रघु० १२ 
2. कामोन्मत्त, प्रेमी । 

कन्तुः [ कम्‌ +तु | प्रेमी । 

कन्दरालः [ कन्दर-आलच्‌ ] अखरोट का वृक्ष । 

कन्दर्पः [ क कुत्सितो दर्पो यस्मात्‌ -ब० स० ] काम देव। 
सम० - दर्पः कामदेव की शक्ति, वहिः कामातुरता 
के कारण होने वाली गर्मी । 

कन्दाशः [ ब० स० ] जो कन्द अर्थात्‌ जड़ खाकर जीवित 
रहता है । 

कर्दुकघातः [ ष० त० ] गेंद को उछालना--आरामसीमनि 
च कन्दुकघातलीलालीलायमाननयनाम्‌--नारा० । 

कन्यका [ कन्या +-कन्‌, हुस्वता ] दुर्गा । 

कन्यका परमेश्वरी कन्या कुमारी की अधिष्ठात्री देवता । 

कन्यस्‌ (वि०) 1. छोटा 2. निम्नतर, नीचे का । 

कन्यसः (पुं) सबसे छोटा भाई,- सा (स्त्रीश) सबसे 
छोटी अंगुली,-सी सबसे छोटी बहन । 

कन्या [ कन्‌न-यक्‌+-टाप्‌ ] 1. अविवाहित लड़की या 
पुत्री 2. कुमारी 3. दुर्गा । सम०-- दूषकः जो कुमारी 
कन्या से हठसंभोग या जबरजिनाह करता हैं, 
-भेक्ष्यम्‌ लड़की को उपहार के रूप में माँगना, 
-त्रतस्था मासिकधमं वाली स्त्री-मयि कन्याव्रतस्थायां 
-कथा०। 

कपाटबन्धनम्‌ [ ष० त० ] दरवाजा बन्द करना । 

कपाटिका (स्त्री ०) दरवाजा | 

कपालमोक्षः [ ष० त० ] निर्वाण होने पर संन्यासी की 
कपालकिया जो उसके उन्नत जीवन का सूचक है । 

कपिमुष्टिः (सी०) बन्दर की बंधी मुट्ठी, या तना हुआ 
घूसा, (आरूं०) दृढ़ रुख । 


( १२५० ) 


कपित्वम्‌ (नपुं०) बन्दर की विज्ेषता--कपित्वमनवस्थि- 
तम्‌--रा० ५। 

कपिलबस्तु उस नगर का नाम जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। 

कपिला (स्त्री?) एक नदी का. नाम जो कावेरी मं 
मिलती हूँ । 

कपोतवृत्तिः (स्त्री०) [ ब० स० ] अपव्ययी स्वभाव होना, 
अपने भोजन का कुछ भी प्रबन्ध न करना - महा० 
३।२६०।५ | 

कपोलताडनम्‌ (नपुं०) अपनी त्रुटि को स्वीकार करने के 
चिह्न-स्वरूप अपने गालों को थपथपाना । 

कपोलपत्रम्‌ (नपुं०) पत्ते से मिलता-जुलता एक चिह्न 
गालों पर अङ्कत करना 1 

कपोलपालिः (- लो) (स्त्री) गाल का एक पाव । 

कबल: [ क+-वलू (बल्‌) + अच्‌ | दे० 'कवलः' । 

कबलम्‌ (नपुं) हाथियों का एक प्रकार का प्राकृ- 
तिक चारा । 

कमन (वि०) [कम्‌ +ल्युट्‌] प्रेमी, पति--उदयाचलश्बृङ्ग 
सङ्गतं कमलिन्याः कमनं व्यभावयत्‌ - साहेन्द्र २।१०१। 


कमला [ कमल-+-अच्‌ +-टाप्‌ ] नारंगी, संतरा । 

कमलाक्षः [ ब० स० | 1. कमल का बीज 2. कमल जैसी 
आँखों वाला 3. विष्णु । 

कमलीका (स्त्री०) छोटा कमल । 

कम्बलः [ कम्बू +कळच्‌ ] हाथी की झूल, गजप्रावरणे 
चव'**नाना० । 

कम्भ (वि०) 1. जलयुक्त 2. प्रसन्न । 

करः [ कृ+-अप्‌, अच्‌ वा ] 1. हाथ 2. टॅक्स, शुल्क । सम० 
कच्छपिका (स्त्री) योग की एक मुद्रा जिसमें 
हाथ कछुए से मिळते-जुलते हो जाते हे-- कृतात्मन्‌ 
(वि०) दरिद्र, जिसका कठिनाई से निर्वाह हो 
तलीकृ हथेली में रखना, चुल्लू की भांति अञ्जलि 
में रखना - ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ 
--भाग० ८।७।४३,--वात्री 1. चमड़े का बना हुआ 
प्याला 2. जो भिक्षा अपने हाथ में ग्रहण करता हे 
-+मर्द:,--मर्दी, -- सर्दक: एक पौधे का नाम । 

करकवारि [ष० त०] ओलों क्रा पानी- कौ० अ० १।२०। 

करटामुखम्‌ (नपुं०) हाथी की' कनपटी पर एक छिद्र 
जिसमें से हाथी की मदोन्मत्ता के समय तरल पदार्थ 
बहुता है । 

करणम्‌ (नपुं०) [ कृञ-ल्युट्‌ ] ग्रहों की गति के विषय में 
वराहमिहिर की एक कृति । सम०--व्यूहम्‌ ज्योतिष- 
शास्त्र का एक ग्रन्थ, विभक्ति: तृतीया विभक्तिः--- 
सुक्तवाकानेव करणविभक्तिसंयोगात्‌ - मी० सू० ३। 

२।१२ पर शा० भा० | 
करभः [ क-+ अमच्‌ ] श्रोणि, कूल्हा । 
करम्भ (वि०) [ क+-रम्भू्‌ञ-घञ्य्‌ ] भुना हुआ, तला 


हुआ-कामाधियस्त्वयि रचिता न परमारोहन्ति यथा 
करम्भबीजानि - भाग० ६।१६।३९ । 

कराल (वि०) [कर आ--लाक ] जिसके दाँत 
बाहर को निकले हुए हों । 


| करालित (वि०) [ कराल--इतच्‌ ] 1. सताया हुआ 


2. आवधित, प्रखर किया हुआ । 

करिन्‌ (पुं) [ कर-इनि ] 1. हाथी 2. 'आठ' की 
संख्या । सम०--मुक्‍ता मोती, रतम्‌ संभोग के 
समय का विशेष आसन, रतिबन्ध--कि० ५।२३ पर 
टीका,--सुन्दरिका पन॑साल, पानी का चिह्न । 

करीरु(--रू) (स्त्रीश) 1. झींगर 2. हाथी के दाँत 
की जड़ । | 

करुणाकरः [ करुणा+-कृञ-अच्‌ ] दयालु, करुणा करने 
वाला । 

करूषः (पुं ०) गर्दा, गंदगी, मेळ, पाप - निर्मलो निष्करूष- 
इच शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ --रा० १।२४।२१ । 

करूषाः (ब० व०) एक देश का नाम - रा? १।२४। 

कर्क (वि०) [ कृ-क ] 1. रत्न, मणि 2. नारियल के 
खोल से बनाया गया पात्र 3. कंजूस । 

कर्का (स्त्री०) सफ़ेद घोड़ी । £ 

कर्कन्धुः ( - न्घू:) (स्त्री०) [ ककं कण्टकं दधातिन्धा 
--कू ] दस दिन का भूण-दशाहेन तु कर्कन्धूः 
--भाग० ३।३१।२। 

कर्कन्धुः (पुं०) बिना पानी का कुआँ-- उणादि० १२८ 
पर भाष्य । 

कर्करेटम्‌ (नपू०) गर्दन से पकड्ना । 

कर्कश (वि०) [ ककं--श ]1. रूखा, निष्ठुर 2. दुर्व्यं- 
सनी, झः (पुं) काले रंग का गन्ना । 

कर्ण: [ कर्ण --अप्‌ ] 1. वृत्त की व्यास 2. अन्तर्वतीं प्रदेश, 
उपदिशा । सम-भश्जछः (- लम्‌) कर्णपालि, 
--कटु (वि०),- कठोर (वि०), सुनने में कष्टप्रद, 

- कषायः कान की मवाद--आपीयतां कर्णकषाय- 

शेषान्‌--भाग० २।६।४६,-- चूलिका कानों की बाली, 
~ पुटम्‌ कान का विवर, - मलम्‌ कान की मल, 
घूघ,चिष्णुकर्णमलोद्भूतौ-_दे० म०,-मुकुरः कर्णा- 
भूषण, स्रोतस्‌ (नपु०) कान बहने पर कान से 
निकलने वाला मल,- हर्म्यम्‌ पाइवंस्थ बुर्जी । 

कर्णेचुरचुरा (स्त्रीश) कानाफूसी, कान में कोई रहस्य की 
बात कहना । 

कर्ण जयः [कर्ण+-जप्‌+-अच्‌ अलुकूसमास] 1. कानाफूसी 
करना 2. संवाददाता संसूचक - तवापर्णे कर्णे जपतयन- 
पेशून्यचकिताः - सौ० । 

कर्तरी (स्त्री०) नृत्य का एक भेद । 

कर्तृपदम्‌ (नपुं०) कर्ता को दर्शाने वाला शब्द । 

कतूनिष्ठ (वि०) कर्ता अर्थात्‌ कार्यं करने वाले. से संबद्ध । 


( १२५१ ) 


कपरी कर्परिका [कृप्‌+अरन्‌ डीप्‌, स्त्रियां कन्‌-+-टापू, 
हस्वश्च] एक प्रकार का अंजन, सुरमा । 

कर्प्रमञ्जरी (स्त्री०) राजदोखरकृत एक नाटक । 

कप्रस्तवः [कर्पूर--स्तु+अप] तन्त्रशास्त्र में वणित स्तुति- 
गान । 

कर्मन्‌ (नपुं०) (कृ+-मनिन्‌] 1. कार्य करने की इन्द्रिय 
-कर्माणि कमंभिः कुर्वनू-भाग० ११।३।६ 2. प्रशिक्षण, 
अभ्यास कौ० अ० २२! सम०--अन्त: (कर्मान्तः) 
कार्यकर्ता कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः रा० २।१००। 
५२,-- अन्तरम्‌. (कर्मान्तरम्‌) दूसरा कार्य,-अपनुत्तिः 
कर्मापनुत्ति:)-- (स्त्री) कर्मं का नाश,--आश्या 
(कर्माख्या) कमं के आधार पर नामकरण, - आझयः 


(कर्माशयः) अच्छे बुरे कर्मो के फलों का संचयस्थान, | 


गतिः पूर्वकृत कर्मा की दशा--सुखासुखौ कर्मगति- 
प्रवृत्तौ—सुभाष०,-- च्छेदः कतंव्यकर्म पर उपस्थित 
"न रहने के फलस्वरूप हानि--कौ० अ० २।७,- देवः 
जिसने अपने धर्मपूर्ण कृत्यों के द्वारा देवत्व प्राप्त कर 
लिया है, -- नामधेयम्‌ कुछ कारणों के आधार पर नाम 
रखना यूही अपनी इच्छा से नहीं,--निशचयः किसी 
कार्य का निर्णय,--श्रुतिः कार्यं का आख्यान करने 
वाली बैदिक उक्ति कर्मश्रुतेः पराथंत्बात्‌--मे० सं० 
११।२।६ । 

कर्वूरकः (पुं) अदरक जैसा एक सुगन्धित पदार्थ जो 
औषधियों तथा सुगन्ध द्रब्यों के निर्माण में प्रयुक्त 
होता हे, कचोरा । 

कल (वि०) [कल्‌+-घञ्ञ्‌] 1. प्रबल 2. (समासान्त में 
प्रयुक्त) पूर्ण, भरा हुआ--दीनंस्य ताम्राश्रुकलस्य 
राज्ञः--रा० २।१३।२४ । सम०--व्यात्रः तेंदुआ और 
मादा चीता से उत्पन्न संकर नस्ल का जानवर, बाघ | 

कलडूः (पुं०) [कल्‌ ¬-क्विप्‌, कल्‌ चासौ अङ्कश्च कर्म ० 
स०] सम्प्रदायद्योतक मस्तक पर तिलक--कलद्धू'”"' 
तिलकेऽपि च - नाना० । 

कलञ्जन्यायः (पुं ) न्याय जिसके अनुसार किसी से संबद्ध 
निषेध उस कार्य को करने का प्रतिषेध करता हे । 

कल्मगोपवध्‌ (स्त्री०) चावलों के खेत 

(गोपी), (-- (गोपालिका) ) की रखबाली के लिए 
नियुक्त स्त्री,--शि० ६।४९, जानकी० ११! 

कलहनारनः एक पौधा, करञ्ज । 

कला [कल्‌ -+कच्‌-)-टाप्‌] 1. हाथी की पूँछ के पास मांसल 
गही 2. स्वरूप -- लीलया दधतः कला:-भाग ० १।१।१७ 
3. नाशकारी शक्ति - संहृत्य कालकळ्या-भाग० ११। 
९।१६। सम०--कारः ललितकलाविद्‌, कलाविज्ञ । 

कलावती (स्त्री) [कला+-मतुप्‌ +ङीप्‌] एक प्रकार की 
वीणा । 

कलिकारकः (पुं ) 1. करञ्ज नृक्ष 2. पक्षिविशेष । 


कलिका [कलि-+-कन्‌+-टाप्‌] सर्वोत्तम कवि के लिए 
सम्मानसूचक उपाधि 1 

कलिल (वि०)[कल--इलच्‌] 1. विकृत, संदूषित 2. सन्दि- 
ग्ध, अनिश्चित-- एतस्मात्कारणाच्छेयः कलिलं प्रति- 
भाति मे--महा ० १२२८७११! 

कलुष (वि०) [कल्‌-उषच्‌] 1. गंदा, मैला । सम० 
- मानस (वि०) जहरीला, दृष्टि (वि०) बुरी 
दृष्टि से देखने वाला । 

कल्किपुराणम्‌ (न१०) एक पुराण का नाम । 

कल्पः [क्लृप्‌ +-घञ्ञ्‌ आस्था, विश्वास-लौकिके समयाचारे 
कृतकल्पो विशारद:--रा० २।१।२२। सम० - वृक्षः, 
--तरुः कोई व्यक्ति या पदार्थं जो प्रचुर मात्रा में 
भलाई करे-निगमकत्पतरोर्गलितं फलं--भाग० १। 
१।३,-~स्थानम्‌ 1. औषधियों के निर्माण की कला 
2. विषविज्ञान, अगदविज्ञान--सुश्चुत । 

कल्पकः [क्लप्‌ -ण्वुल] 1. वृक्षविशेष, कचोरा 2. (वि०) 
मानकस्वरूप, निश्चित नियमानुकूल-याजयित्वाइवमे- 

. घेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकः - भाग० १।८।६। 

कल्पनाशक्तिः (स्त्री?) [ष० त०] विचार बनाने की 
सामथ्यं, विचारों की मौलिकता, भावनाशक्ति। 

कल्य (वि०) [कलान-यत्‌] ललित कलाओं में दक्ष । 

कल्याण (वि०) [कल्य--अण्‌ --घडा] यथार्थ, प्रमाणित, 
य्‌क्तियुक्त-- कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति 
से रा० ५।३४।६। सम०-पञ्चकः वह घोड़ा जिसका 
मुख और पैर सफेद हो । 

कल्हणः (पुं०) राजतरंगिणी का रचयिता ! 

कवि (वि०) [कु+-इ] 1. सर्वज्ञ 2. बुद्धिमान्‌-विः (पु) ` 
1. विचारक, कविता करने वाला 2. वाल्मीकि 3. ब्रह्मा 
1 सम०--कल्पितम्‌ कवि की कल्पना, परंपरा 
कवियों का अनुक्रम -- अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि 
संसारे ---घ्वन्या० १, . हृदयम्‌ कवि का वास्तविक 
आशय । | 

कबित्वम्‌ [कवि--त्व] 1. (वेद) बुद्धिमत्ता 2. कवि कौशल । 

कशः [कश्‌--अच्‌] चर्बी--कशशब्दो मेदसि प्रसिद्धः -- मै० 
सं० ९४२२ पर शा० भा०। 

कषाणः [कष्‌--ल्युट्‌ पृषो आत्वम्‌] मसलना, रगड़ पैदा 
करने वाला--- निद्राक्षणो$द्रिपरिवर्तकषाणकण्डू:-भाग० 
२।७।१३ । 

कषायवसनम्‌ [ष० त०] सन्यासियों की पीले से खाकी रंग 
की वेशभूषा । 

कष्टमातुलः (पु०) सौतेली माँ से उत्पन्न भाई! 

कसनः [कस्‌-+ल्यूट] खाँसी। सम० - उत्पाटनः (पुं०) 
एक पौभा जिसके रस के सेवन से खाँसी दूर हो 
जाती है । 

का (स्त्री०) 1. पृथ्बी, धरती 2. दुर्गा देवी । 


( १२५२ ) 


कांस्यम्‌ [कंस--छ (ईय) +-यञा छलोपः] कांसी का 
हुआ, पीतल का बना जळ पीने का जलपात्र, गिलास । 
सम०--उषदोह (वि०) बर्तन भर कर दूध देने वाला 
“दोह (वि०), दोहन (वि०) दे० 'कांस्योपदोह' 
~- नीलम्‌,--नीली तुत्यांजन, कासीस । 

काकः [कँ +-कन्‌] 1. कौवा 2. पानी में केवल सिर डुब्रोकर 
नहाना । सम० -अदनी गुञ्जा का पौघा,-- उड्म्बरः 
उड्म्बरिका अंजीर का पेड़, गूलर, -- जम्बुः गुलाब- 
जामुन का पेड़, तुण्डम्‌ विशेष रूप से बनाई हुई बाण 
की नोक,--तिक्ता, - तुण्डिका,--नासा,--नासिका 
वृक्षों के विभिन्न प्रकार,--चर्या (स्त्रीश) जो कुछ 
उपलब्ध हो उसी को पीकर रहने की कौवे की आदत 
का अनुसरण करना और केवल निरी आवश्यकता 
पूरी करना - एवं गोमृगकाकचयंया ब्रजन्‌--भाग० 
५।५।३४, - मेयुनम्‌ कौओ की रति क्रिया जिसको 
देखने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है,--स्नानम्‌ कोवे 
की भांति स्नान करना,-- स्प: 1. कौवे को छूना 
जिससे कि फिर स्नान करना पड़ता हैं 2. मृत्यु के 
पश्चात्‌ दसवाँ दिन जब चावल का पिण्ड कौवो को 
दिया जाता हँ । 

काकिणिक (वि०) [काकिणी--ठक्‌] कौड़ी के मूल्य का 
निकम्मा, अनुपयोगी । 

काक्षीवः (पुं) एक वृक्ष का नाम, शोभाञ्जन, सौहंजणा । 

काचः [कच्‌- घडा, कुत्वाभावः] वह मकान जिसमें दक्षिण 
और उत्तर की और कमरे बने हों --बृ० सं० ५३।४०। 
सम०--कामलम्‌ आँख का एक रोग, काच बिन्दू । 

काचिमः (पु०) एक पवित्र वृक्ष (जो मन्दिर के पास 

उगा हो) । 

काच्छपः [कच्छप+-अण्‌] कछुवे से सम्बन्ध रखने वाला । 

काच्छिक (वि०) सुगंधपूर्ण द्रव्यों का निर्माता । 

काजम्‌ (नपुं०) लकड़ी की मोगरी । 

काञ्चीगुणः [ष० त०] 1. तगडी की डोर 2. काञ्ची 
नामक नगरी की समृद्धि --काञ्चीगुणाकषितसार्थलोका 
दिस्दक्षिणा ककंशयत्नभोग्या--जानकी० १।१६। 

काठक (वि०) [कठ--वुञ््‌] कृष्ण यजुर्वेद की कठ संहिता 
से संबंध रखने वाला । 

काण्डपुष्पम्‌ (नपुं० ) 'कुन्द' फूल । 

काण्डमायनः (१०) एक वेयाकरण का नाम । 

करण्डानुसमयः (पुं०) पहले एक वस्तु, व्यक्ति या देवता 
से सम्बद्ध समस्त प्रक्रिया पुरा करना, फिर दूसरे से 
संबद्ध, फिर तीसरे से, इसी प्रकार चलते रहना । 

काण्डेरो (स्त्री) हल्दी का पौधा, मञ्जिष्ठा का पौधा । 

कात्यायनसूत्रम्‌ (नपुं ०) कात्यायन का श्रौतसूत्र । 

कादम्बरी बाण प्रणीत एक गद्य काव्य (उपन्यास) । 

कादिक्षान्तः [ क आदि+क्ष- अन्त ] व्यञ्जन (कू से 


लेकर क्ष्‌ की समाप्ति तक जो अक्षर आय) - कादि 
क्षान्तसमस्तवर्णंजननी - अन्न ० । 

कानिष्ठघम्‌ [ कनिष्ठ--ष्यच्न ] सबसे छोटा होने की 
स्थिति । 


कान्तनावकम्‌ (नपुं०) चमड़े का एक भेद - कौ० अ० 
२1११ । 

कान्तिः [ कम्‌ --क्तित्‌ ] लक्ष्मी--ददौ कान्तिः शुभां 
स्रजम्‌--भाग० १०।६५।२९ । 

कान्दिश्‌ (वि०) [ काम्‌ दिशम्‌ ] भगाया गया, (युद्धा- 
दिमें डर कर) भागने वाला, दौड़ने वाला । 

कापुरुषः | कुत्सितः पुरुष:-- कोः कदादेशः ] नाच व्यक्ति, 
कायर, ओछा आदमी । 

कापेयम्‌ | कपेर्भावः कमं वा--कपि-ढक्‌ ] बन्दर का 
व्यवहार या आदत । 


काबन्ध्यम्‌ [ कबन्ध--ष्यञ्ञ्‌ ] बिना सिर के धड़ का 
होना 

कामः [ कम्‌ घडा, ] 1. इच्छा, चाह 2. स्नेह, प्रेम 
3. जीवन का एक उद्देश्य (पुरुषार्थ) । सम० 
~-आश्रमः वह आश्रम जहाँ कामदेव ने तपस्या की 
थी, ईश्वरी कामाक्षी जिसने शिव में कामोत्तेजना 
जगाने के लिए कामदेव का रूप धारण किया, 
न कारः कार्यं करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करना--नात्मनः कामकारो ऽस्ति 
पुरुषोऽयमनीर्वरः-रा०२।१०१।१८,--कोडिः (स्त्री ० ) 
1. इच्छाओं की चरम सीमा 2. अभिलाषाओं की 
पराकाष्ठा 3. दक्षिण में काञ्चीपुरी में शङ्करा- 
चायं द्वारा स्थापित आध्यात्मिक संस्था, तन्त्रम्‌ 
एक रचना, कृति, - दहनम्‌ फाल्गुन मास में मनाया 
जाने वाला एक पर्व जिसमें शिव के द्वारा काम को 
फुसला कर भस्म कर दिया जाता है,--दानम्‌ 
1. इच्छित पदार्थं का उपहार 2. वेश्याओं द्वारा 
मनाया जाने वाला एक पर्व,-धर्म: श वारसिक्त चेष्टा 
या व्यवहार,--भाक्‌ विषय भोगों में भाग लेने वाला 
“कामानां त्वा कामभाजं--करोमि कठः १-२४। 

कामठकः | कमठ--अणू, स्वार्थेकन्‌ ] 1. धृतराष्ट्र का 
नाम 2. एक साँप का नाम जो 'सर्पसत्र' में भस्म हो 
गया था । 

कामन्दकिः (पुं०) कामन्दकीय नीति का प्रणेता । 

कामला [ कम्‌ +णिङ+-कलच्‌ --टाप्‌ ] केले का पौधा ¦ 

कामिकागमः (पुं ) आगम शास्त्र का एक ग्रन्थ ।: 

कामिनी (स्त्री०) [ काम--इनि--डीप्‌ ] मादक शराब । 

कामोलः (पुं०) एक प्रकार का सुपारी का वृक्ष । 

काम्बलिकः [ कम्बल--ठक्‌ ] दलिया, जौं कौ लपसी । 

काम्कोजः [ कम्बोज--अण्‌ ] 1. शंख 2. पुन्नाग नामक 
वृक्ष । 


६ १२५३ ) 


काम्यक: (पु ०) महाभारत में वणित एक जंगल का नाम । 

कायिन्‌ (वि०) [ काय-+-इनि | बड़े आकार प्रकार का, 
-~समूलशाखान्‌ पश्यामि निहतान्‌ कायिनो द्रुमान्‌ -- 

महा० १२११३४ | 

कायाधवः [| कयाघु--अण्‌ ] कयाधु का पुत्र, प्रह्लाद । 

कारकम्‌ [ कृ+प्वुल | 1, इन्द्रिय, अंग 2. (व्या० में) 
वाक्य में संज्ञा और समापिका क्रिया का मध्यवर्ती 
संबंध । सम० - विभक्तिः संज्ञा और क्रिया के 
मध्य संबंध स्थापित करते वाली प्रक्रिया । 

कारणम्‌ [ कृ--णिच्‌--ल्यट ] हेतु, निमित्त पूर्व जन्म से 
आई हुई वृत्ति, पूर्ववासना --महा० १२।२११।६। 
सम० -कारितम्‌ (अ०) फलस्वरूप--यदि प्रत्राजितो 
रामो लोभकारणकारितम्‌ --रा० २1५८॥२८--अन्त- 
रम्‌ (कारणान्तरम्‌) 1. भिन्न प्रसंग, परिवर्तन शीळ 
हेतु 2. कारण परक हेतु । 

कारणता [ कारण+-तलू)-टाप्‌ ] कारणपना, हेतुत्व 
-7 प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः--कु० २।६। 

कारापकः [ कार-आपकः, त० स०] भवन के निर्माण 
कार्य का अधीक्षक, काम की देखभाल करने वाला | 

कारूषाः (ब०व०) 1. एक देश का नाम 2. अन्तवर्ती 
जाति का (पिता ब्रात्यवेश्य तथा माता वेश्य) पुरुष । 

कारूषम्‌ (नपुं०) मल या पाप -रा० १।२४।२० । 

कार्कलास्यम्‌ [ कृकलास +-ष्यञं ] छिपकली की स्थिति । 

कार्णाट भाषा (स्त्री०) कन्नड़ भाषा । 

कातिकः [ कृतिका ]-अण्‌ ] स्कन्द का विशेषण । 

कार्पटिकः [ कर्पट + ठक्‌ ] कपटी, घोखेबाज, ठग । 

कार्पसतन्तुः (सूत्रम्‌) [ कर्षासी--अण्‌ == कार्पासस्तस्य 
तन्तुः ष० त० ] कपड़े का धागा । 

कार्मणत्वम्‌ [ कमंन्‌+-अण्‌, तस्य भावः त्वम्‌ ] जादू, टोना 
कामं णत्वमगमन्‌ रमणेषु--शि० १०।३७। 

कार्मान्तिकः (पुं०) उद्योग घन्ध और निर्माणकार्यों का 
अघीक्षक--कौ० अ० १।१२। 

कार्मारिकः [ कार्मार- ठक्‌ ] बर्छी --कौ० अ० २।३। 

कार्यम्‌ [ कृ+-प्यत्‌ | शरीर--कार्याश्चयिणश्च कललाद्याः 
(कार्यंशरीरं)--सां० का० ४३। सम०- अपेक्षिन्‌ 
(वि०) किसी विशेष कायं को करने वाला, 
ता आश्रयिन्‌ (वि०) शरीर का सहारा लेने वाला 
का० ४३,--व्यसनम्‌ कार्य में विफलता,--बञात्‌ 
(अ०) किसी प्रयोजन से, किसी काम से । 

कालः | कलयति आयुः कल्‌+-णिच्‌त-अच्‌ ] 1. सांख्य 
कारिका में बताये चार पदार्थों में से एक--प्रकृत्यु- 
पादानकालभागाख्या:- सां. का० ५० 2. समय 
का कोई भाग। सम०--अष्टकम्‌ 1. आषाढ़ मास 
कृष्णपक्ष के पहले आठदिन 2. काल भैरव का स्तोत्र 
जिससे शंकर की स्तुति की गई है,--आदिक: चंत्रमास 


आखः 1. आम का एक भेद, 2. एक टापू का 
नाम,--कङ्जम्‌ नील कमल,--कण्ठी कालकण्ठ. की 
पत्नी, पार्वती,--कल्लकः पनियाला साँप, --जोषकः 
जो समय पर मिले पतले भोजन से ही संतुष्ट है, --द्टः 
जिसे मौत ने डस लिया है,- घौतम्‌ (कलघौतम्‌) 
चाँदी या सोना,--पर्ययः देरी, विलम्ब, वक्तुमहसि 
सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये, -- पुरुषः यमराज का सेवक, 
द्रः संसार को नष्ट करने के अपने भयंकर रूप में 
बिद्यमान रुद्र, वृत्तः कुलत्थ, एक प्रकार की दाल, 
--संकर्षिणी मंत्रविद्या जिससे समय की अवधि कम की 
जा सके, -सद्धः देरी, विलम्ब, - कार्यस्य च कालसङ्गः 
जारा० ४।३३।५३,--समन्वित, (- समायुक्त), मृत 
मरा हुआ । 

कालडुलः (कासमर्द:), खांसी को भगाने वाली औषध । 

कालन ( वि०) [ कल्‌+णिच्‌--ल्युट्‌ ] नाश करने 
वाला । 

कालिका (स्त्री०) [ काल+-ठन्‌ | 1. एक प्रकार की शाक 
भाजी 2. तेलन, तेली की स्त्री 3. कुहरा धुंध । 

कालित (वि०) [ काल+-इतच्‌ ] मृत, मरा हुआ --नाधुना 
सन्ति कालिताः--भाग० १०।५१।१८ । 

कारिदासः (पुं ) 1. एक यशस्वी कवि और नाटककार 
का नाम 2. नलोदय और श्रुतबोध के प्रणेताओं की 
भांति अन्य कवि । 

कालिय (वि०) [ काल-{-घ | 1. समय से संबद्ध 2. एक 
साँप का नाम जिसका कृष्ण ने दमन किया था । 

कालीन (वि०) [ काल ]-ख ] किसी विशेष कालभाग से 
संबद्ध । 

कालेयाः (पुं०, ब० व०) [ काली --ढक्‌ } कृष्णयजुर्बेद 
की शाखा या संप्रदाय । 

कालोलः (पुं०) कौवा । 

काशिक ( वि० ) [ काशी--ठक्‌ ] काशी में बना हुआ, 
रेशमी वस्त्र, बनारसी कपड़ा । 

काशिकाम्रियः ( पुं०) घन्वन्तरि । 

काशेय (वि०) [ काशी -+-ढक्‌ ] काशी का, काशी से 
संबंध रखने वाला । 

काइमकराष्ट्रक (वि०) हीरों का एक भेद-कौ० अ० 
२।११। 

काइ्यपेय (वि० ) [ कश्यपा ( अदिति )+-ढक्‌ | सूयं, 
गरुड़ ओर बारह आदित्यों का विशेषण, --यः ( पुं० ) 
दारुक, कृष्ण का सारथि । 

काषण ( वि०) कच्चा, जो पका न हो । 

काषायवसना [ ब० स० ] विधवा । 

काष्ठम्‌ [ काश +-क्थन्‌ ] लकड़ी । सम० --अधिरोहणम्‌ 
चिता में बैठना,-- पूलकः लकड़ियों का गट्ठा,-- भारः 
लूकड़ियों का बोझ । 


( १२५४ ) 
काष्ठा ( स्त्री` ) 1. पीला रंग 2. शारीरिक रूप या मुद्रा । किशोरः [ किम्‌ +-श्वू+ओरन्‌, किमोन्त्यलोपः, घातोष्टि- 


- ` --काष्ठां भगवतो घ्यायेत्‌ --भाग० ३1२८1१२ | 
कासनाशिनी | ष० त० ] खांसी या दमे का नाश करने 

वाली औषधि का पौधा । 

काहन्‌ { नपु० ) [ क+अहन्‌ ] ब्रह्मा का एक दिन 
{ = १००० युग) 1 

काहारक: (पं) एक जाति का नाम जिसके लोग पाल- 
कियों में सवारियों को ढोते हैं । 

कि (जुहो० पर०) चिकेति, जानना । 

किङ्किरिः (स्त्री?) [ कि किरतीति--कृ-क, स्त्रियां-इ] 
कोयल । 

किञ्चन्यम्‌ [ किञ्चन--ष्यञ्ञ्‌ ] संपत्ति--किञ्चन्ये 
नास्ति बन्धनम्‌ - महा? १२।३२०।५० । 

किट्टिमम्‌ (नपुं० ) मैला पानी । 

किम्‌ [ कु+ डिमु बा० ] समासान्त शब्दों में प्रायः कु 
के स्थान में प्रयुक्त होता है, और 'तुच्छता', 'घटिया- 
पन' दोष या ह्लास का अर्थ प्रकट करता है । सम» 
कथिका (स्त्री) संदेह, संकोच, -- कृते (अ०) 
किसलिए, --ज (वि०) जो कहीं उत्पन्न हुआ हो, 
जिसका नीचकुल में जन्म हुआ हो, --तुघ्नः 'करण' 
नामक काल के ग्यारह भागों में से एक, --नु (अ०) 

* परन्तु फिर मी, तो भी-किन्नु चित्तं मनुष्याणामनि- 
त्यमिति मे मतम्‌ -- रा० २।४।२७, --पाक (वि०) 
अपरिपक्व, अज्ञानी, -- पाकः आयुर्वेद शास्त्र मे वणित 
एक जड़ी बूटी, --पुरुष: 1. अध॑देव 2. घटिया मनुष्य, 
~~राजन्‌ बुरा राजा, -- विवक्षा निन्दा, बुराई । 

किबरः (पुं०) मगरमच्छ, घड़ियाल । 

किमीय (वि०) [ किम्‌ +-छ ] किसका, किससे संबंध रखने 
वाला । 


कियत्‌ (वि०) [ किमिदंभ्यां बोधः ] (पुं कियान्‌, 
स्त्री» - कियती, नपुं० -- कियत्‌ ) 1. कितना अधिक, 
कितना बड़ा, कितना 2. कुछ, थोड़ा सा। सम० 
एतद्‌ किस महत्त्व का, अर्थात्‌ तुच्छ, अतिसामान्य, 
“मात्र: नगण्य, तुच्छ बात । 

किराटः (पुं०) बेईमान सौदागर, निल॑ज्ज व्यापारी-भाग ० 
१२1३1३५ । 

किरातकः [ किरं पर्यन्तभूमिं अतति गच्छतीति,स्वार्थे कन्‌ ] 
किरात जाति का मनुष्य । 

किर्मोरत्वच्‌ [ ब० स० ] सन्तरे का पेड़ । 

किलकिलितम्‌ (नपुं०) हर्षसूचक ध्वनियाँ । 

किलाटः (पुं०) जमा हुआ दूघ । 

किलातः ( पु०) बौना, कद में छोटा । 

किल्विषम्‌ [ किल्‌ +-टिषच्‌, बुक ] 1. संकट, पाप - पितेव 
पुत्रं धर्माद्धि त्रातुमहंसि किल्विषात्‌--रा० १।६२।७ 
2. धोखा, जालसाजी । 


लोप: ] किसी जानवर का वच्चा, शिशु, शावक । 

कीकट (वि०) [ की+कट्‌+-अच्‌ ] 1. निर्धन, बेचारा 
कंजूस, लालची । 

कीकसास्थि(नपुंश) [ की+-कस्‌+-अच्‌-ष० त० ] कशे- 
रुका, मेरुदण्ड, रीढ़ की हड्डी । 

कीचकः [ चीक्‌ --वुन्‌, आयन्तविपर्ययश्च ] बांस जो हवा 
भर जाने पर शब्द करता है-कीचका वेणवस्ते स्युः 
ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः- केवल 'बांस' के अर्थ में बहुधा 
प्रयुक्त--स कीचर्कमरितपू्ण रन्ध्रः - कु० १।८, रघु० 
२।१२। | 

कोचकवधघः [ ष० त० - कीचक+-हन्‌+-अप्‌, वघादेशः ] 
1. भीम के द्वारा कीचक की हत्या 2. एक नाटक का 
नाम । 

कीट: [ कीट्‌-+-अच्‌ ] 1. कीड़ा । सम०--अवपन्न (वि०) 
कोई वस्तु जिसमे कीड़ा लग गया हो, कीड़े से खाई 
हुई,--उत्करः बमी, --तत्र कोटोत्कराकीर्णे--कथा ० 
१०१।२९०।११, --नामा, - पादका,--पादी,-माता 
(स्त्री०) एक पौधे का नाम । 

कीलाश (वि०) [क्लिशू--कन्‌, ईत्वं, लस्य लोपो नामा- 
गभश्च] 1. धरती जोतने वाला 2. निर्धन, दरिद्र 
3. गुप्त हत्या--उपांशुधातिनि--नाना० 4. क्रूर । 

कोरिभारा (स्त्री०) जूँ । 

कीर्तनीय, कीर्तन्य (वि०) [कृत्‌--अनीय, ध्यत्‌ वा] स्तुति 
किये जाने के योग्य, जिसके यश या कीति का गान 
किया जाय 

कोतिः (स्त्री०) [कृत्‌ --क्तिन्‌] 1. यश, ख्याति 2. कृपा, 
प्रसाद । सम०- मात्रशेषः जो केवल ख्याति या यश 
के संसार में ही जीवित है, मृत,--स्तम्भः यशं या 
ख्याति के कृत्य का खम्बा । 

कीतितव्य (वि०) [कृत्‌--तव्य] जिसकी स्तुति की 
जाती हे । 


कीलः [कौल्‌--घव्म_] 1. जुआरी 2. मूठ, दस्ता । 

कोलप्रतिकोलन्यायः (पुं. ) एक न्याय जिसके अनुसार 
क्रिया एक में रहती हे तो प्रतिक्रिया दूसरों में रहती 
हैं - पा० २२।६ पर म० भा० । 

कीलालिन्‌ [कीलाल-/-इनि] छिपकिली, गिरगिट । 

कोशपणं:, (-- पणिन्‌) [ब० स०] अपामार्गं नाम का 
पौधा । 

कु (अ०) [कु+-ड्‌] बुराई, हास, अवमूल्य, पाप, ओछापन 
और कमी को प्रकट करने वाला अव्यय । सम०-चरः 
घूमने वाला,--जः,-पृत्रः मंगल,-वलयम्‌ मण्डल,-बाच्‌ 
(पुं०) गीदड़,--चोच्यम्‌ शरारत से भरा प्रश्‍न, -- तपः 
1. एक प्रकार का कम्बल. जो पहाड़ी बकरियो के 
बालों से बनता हूँ 2. दिन का आठवां मुहुते 3. दोहता 


( १२५५ ) 


या भानजा 4. सूर्य, द्वारम्‌ पिछला दरवाज़ा, नखम्‌ 
बुरा नाखन, भोंडे या मेले नाखून, -- नीतः गलत राय 
-षटः, पटम्‌ चीवर, चिथड़ा,-पात्रम्‌ अयोग्य 
व्यक्ति, मेरुः दक्षिणी धुवविन्दु,- लक्षण (वि०) 
खोटे चिल्लो से युक्‍त, विक्रमः अस्थानप्रयुक्त शूर- 
वीरता, बेधस्‌ (पुं०) बुरी आदत 1 

कुक्लाग्निः (पुं०) भूसी या बुरादे से निमित आग, कथा० 
११७।९२ । 

कुक्कुटः [ कुक +- क्विप्‌, केन कुटति - कुट्‌ + क ] 1. मुर्गा, 
आग को चिगारी। सम०--अण्डम्‌ मुगी का 
अण्डा,-- आभः,--अहिः एक प्रकार का साँप, - आस- 
नम्‌ योग का एक आसन । 

कुक्षिगत (वि०) [ कुक्ष्यां गत इति त० स० ] गर्भस्थ, 
दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः पुमान्‌--भाग० १०। 

कुचः [ कुच्‌ +-क ] स्तन, उरोज, चूची । सम०- कुम्भः 
तरुण युवती के स्तन, --कुड्मलम्‌ कली के आकार 
का स्तन गोपाङ्गनानां कुचकुड्मलं वा--कृष्ण०, 

कुडकुमम्‌ स्तन पर रोली या केसर का लेप । 


कुजाष्टम:ः [ व° स० ] ग्रहों की विशेष स्थिति जब कि 
मंगल लग्न से आठवें घर में हो । 

कुञ्जरः [ कुञ्ज+-र ] 1. हाथी 2. सिर 3. आभषण 
4. आठ की संख्या। सम०--अरिः सिंह, आरोहः 
महावत, -च्छायः (गजच्छायः) ज्योतिष का एक 
योग जिसमें चन्द्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त 
नक्षत्र में विराजमान होता हं । 

कुटिल (वि०) [कुट्‌+-इलच्‌ ] कपटी, वक्र, टेढ़ा, 
बेईमान । सम० -अलकम्‌, कुन्तलम्‌ टेढ़ी अलके, 
टेढ़ी जुल्फें कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां 
--भाग० १०।३५, - चित्तम्‌ कपटपूर्णमन, टेढा मन 
~कुशेशयनिवेशिनीं कुटिलचित्तविद्वेषिणीम्‌-नव रत्न० । 

कुटी (स्त्री०) [ कुटि+-ङीष्‌ ] झोपड़ी । 

कुदुम्बिनी | कुटुम्ब? इन्‌--ङीष्‌ ] 1. गृहिणी 2. घर 
की सेविका या नौकरानी । 

कुटुम्बिता, - त्वम्‌ [ कुटुम्बिन्‌ ~ ता, त्व ] 1. गृहस्थ होने 
की स्थिति 2. पारिवारिक एकता या सम्बन्ध 3. एक 
परिवार की भाँति रहना । 


कुटुनम्‌ [ कुट्ट --ल्युट्‌ | 1. काटना 2. पीसना 3. मुक्का 
बंद करके मस्तक के दोनों ओर थपथपाना, यह गणेश 
को प्रसन्न करने का चिह्न हैं । 

कुड्डालः कुदाल, मिट्टी खोदन की फाली । 

कुणपाशन (वि०) [ कुणप 1 अश्‌ ]-ल्युट्‌ मुर्दो को 
खाने वाला । 4 

कुणपो | कुण -{-कपन्‌+-ङरीष्‌ | एक छोटा पक्षी । 

कुणालः (१०) एक देश का नाम,-अयं कुणालो बहुसागर 
प्रिये विराजते नेकविजातिमण्डन:-जानकी ० २० । 

१५८ 


कुण्डः [ कुणू--ड ] पानी का बर्तन, पानी का करवा। 
सम०--पाय्यः [ कुण्डेन पीयते अत्र ऋतौ ] एक यज्ञ 
का नाम, भेदिन (वि०) अनाड़ी, भद्दा, फूहड़ । 

कुण्डकः [ कुण्ड + कन्‌ ] बर्तन कथा? ४।४७। 

कुण्डलिका (स्त्री०) कुण्डली, वृत्त । 

कुण्डलिन्‌ (वि०) [कुण्डल ]-इनि] गोलाकार, ली (पुं) 
सुनहरा पहाड । 

कुण्डलिनी (स्त्रीश) [ कुण्डलिन्‌ +-डीष्‌ | योग शास्त्र में 
एक नाड़ी का नाम । 

कुण्डिका (स्त्री?) [ कुण्ड- कन्‌- टापू] एक छोटा 
जोहड, पोखर नवा कण्डिका पा० १1१४४ पर 
म०्भा०। 

कुतपसप्तकम्‌ [ ष० त० ] सात वस्तुएँ जो श्राद्ध के अवसर 
पर मृतक के सम्मानार्थ दान को जायें--यथा श्शृङ्ग- 
पात्र, ऊर्णावस्त्र, रौप्यधातु, कुशतृण, सवत्सा धनु, 
अपराह्हुकाल, और कृष्णतिल । 

कुतपाष्टकम्‌ [ ष० त° ] आठ वस्तुएँ जो श्राद्ध के लिए 
शुभ मानी जाती है यथा मध्याह्न, श्यद्धपात्र, 
ऊर्णावस्त्र, रौप्य, दर्भ, सवत्सा घेनु, तिल भौर 
दौहित्र । 

कुतुकित, ( किन्‌) (वि०) [ कुतुक+-इतच्‌, इनि वा ] 
उत्सुक, जिज्ञासु । 

कुतृणम्‌ (नपू०) पनीला पौधा । हि 

कुतोनिमित्त (वि०) किस कारंण या हेतु को लिये हुए 

कुतोनिमित्त: शोकस्ते रा० २७४२० । 

कुत्सला (स्त्री०) नील का पौघा । 

कुथकः [ कुथ्‌ +-अच्‌, स्वार्थे कन्‌ ] रंग-विरंगा कपडा । 

कुधिः (पुं ) उल्लू । 

कुन्त्र (चुरा० पर०) झूठ बोलना । 

कुन्ददन्त (वि०) [ ब० स० ] जिसके दाँत कुन्द फूल की 
भाँति श्वेत तथा चमकीले हों । 

कुपित (वि०) [ कुप्‌ +क्त ] क्रोध दिलाया हुआ, क्रुद्ध, 
नाराज, क्रोधी । 

कुप्यधौतम्‌ [ गुप्‌ -। क्यप्‌, कुत्वं ] चाँदी । 


कुबेर (वि०) [कुत्सित बेरं शरीरं यस्य, ब० स० ] 
1. भट्टा, भेदे अङ्गों वाला । 

कुआमि (वि०) प्रकाशपरावर्ती _ कौ० अ० २११। 

कुमार्‌ (चुरा० पर०) आग से खेलना । त 

कुमारः [ कम्‌ +आरन्‌, उत उपधायाः ] एक धमंशास्त्र 
का प्रणेता, रम्‌ (नपुं०) विशुद्ध सोना । सम० 
---दासः, 'जानकीहरण' का प्रणेता, एक कवि का 
नाम, ललिता (स्त्री०) 1. रंगरेली, मदु कामक्रीडा 
2. एक छन्द का नाम जिसके एक चरण में सत 
मात्राए होतीं हैं,-- संभवम्‌ कालिदासकृत एक काव्य 
का नाम! 


( १२५६ ) 


कुमारिकापुरम्‌ (नपुं०) कन्याओ की | 
“ महा० ४।११।१२, दश० २। 
कुमालकः (पुं ) मालवदेश के एक प्रदेश का नाम । 
कुमुदः, दम्‌ [ कौ मोदते इति कुमुदम्‌ ] 1. सफेद कमल 
जो चन्द्रोदय होने पर खिलता कहा जाता है 2. लाल 
कमल 3. विष्णु का विशेषण 4. कपूर। सम० 
“आनन्द (वि०) चन्द्रमा,-- गन्ध्या कमल की सुगन्ध 
से युक्त महिला । 
कुम्पः (पु०) लुंजा, जिसके हाथ विकृत हों । 
फुम्बकुरीरः (पु०) स्त्रियों के लिए सिर पर पहनने का 
वस्त्र! 
कुम्भः [ कु+-उम्भू +-अच्‌ ] घडा, जलपात्र । सम०-उदरः 
शिव का एक भूतगण, सेवक--रघु० २1३५ । 
~-उलूकः उल्लू का एक भेद,--महा० १३।१११। 
१०१, - पञ्जरः आला, ताक । 
कुम्भिन्‌ (वि०) [ कुम्भ--इनि ] आठ की संख्या । 
कुस्भिनी (स्त्रीश) [ कुम्भिन्‌+-डीप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. जमाल 
- गोटे का पौधा । 
कुम्भीनसी (स्त्री०) लवणासुर की माता, रावण की बहन। 
कुम्भोमुखम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का घाव, व्रण । 
कुरङ्भनलाञ्छनः | ब० स० ] चन्द्रमा । 
कुरुपञ्चालाः (ब० व०) एक देश का नाम । 
कुरबिल्वः (पु ) लालमणि, पद्मरागमणि । 
कुरूम्‌ [ कुल--क ] 1. वंश, परिवार 2. समूह 3. रेवड़ । 
सम० - अन्तस्था देवी का विशेषण,--आख्या, पारि- 
वारिक नाम, वंशद्योतक नाम,--आपीडः,- शेखरः 
परिवार की कीति या यश,--करणिः आनुवंशिक 
लेखपाल या अधिकारी,-कलङ्कुः परिवार के लिए 
अपयश,--कुण्डालया कौल वृत्त में स्थित, देवी का 
एक नाम, गरिमा (पुं) कुल का गौरव या मर्यादा, 
- जाया उच्चकुल में उत्पन्न महिला,--वृषण (वि०) 
अपने परिवार को बदनाम करने वाला, . नाशन 
(वि०) परिवार को नष्ट करने वाला,-_ पांसनः जो 
अपने कुल को कलूद्धित करता हैँ,--पालकम्‌ सन्तरा, 
नारङ्गी,-- भरः (कुलम्भरः) परिवार का पालनपोषण 
करने वाला,--बीजः शिल्पी संघ का मुखिया, --मार्गः 
कौलों का सिद्धान्त, सन्निधिः (पुंश) आदरणीय 
(साक्षी की उपस्थिति-मी० सू० ८।१९४।२०१। 
कुलमितिका (स्त्री?) एक प्रकार की दरियाँ--कौ० 
अ० २।११। 
कुलिकः (पु०) [ कुल+-ठन्‌ ] 1. एक काँटेदार पौधा 
'मान्दि' 2. शिकारी-कुरिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो 
हरिण्यः भाग० १०।४७।१९। 
कुली (स्त्री०) परिवारों का समूह । 
कुला (स्त्रीश) लाल रंग का संखिया, मनसिल । 


कुलाडः (पुं०) एक प्रकार कौ मछली । 

कुलालचक्रम्‌ [ ष० त० ] कुम्हार का चाक । 

कुलिङ्कः [ कु+-लिङ्ग्‌+ अच्‌ ] 1. साप--महा० १२ 
१०१।७ 2. हाथी कुलिङ्गो भूमिकूष्माण्डे मतङ्गज- 
भुजङ्गयोः-- मेदिनी । 

कुल्फः (वेद०) टखना,--ऋ० ७५०२ । 
(वि०) टखने तक गहरा--शत० १२। 

कुल्माषः [ कुल्‌ क्विप्‌, कुल माषोऽस्मिन्‌ ब० स० ] 
1. खिचड़ी जिसमें आधे उबले चावल और दाल हो 
2. एक प्रकार का रोग । 

कुल्लूकः (१०) मनुस्मृति का एक टीकाकार । 

कुशी [ कुश+डीष्‌ | गूलर की लकड़ी का टुकड़ा जो 
स्तोत्र के अन्तर्गत साम मंत्रों की संख्या गिनने के काम 
आता है- छन्दोगस्तोत्रगणनाश द्भासु--नावा ० । 

कुदामुष्टिः [ ष० त० ] मुट्ठी भर 'कुश' घास । 

कुशिकाः (ब० व०) कुशिक मुनि की सन्तान । 

कुशेशयेनिवेशिनी (स्त्री०) लक्ष्मी देवी । 

कुष्ठः [ कुष्‌ +-कथन्‌ | कूल्है में पड़ा गड्ढा । 

कूष्माण्डहोमः (पु) किसी भी बड़े धामिक आयोजम से 
पूर्व किया जाने वाला हवन । 

कुसुमम्‌ [ कुस्‌ + उम ] 1. फूल 2. फल। सम०-अञ्जलिः 
उदयनाचाये की एक रचता,--द्रुमः फूलों से भरपूर 
वृक्ष,-धयः (कुसुमन्धयः) मधुमक्खी--उदलसहलसत्कु- 
सुमन्धयेः- रा० च० । 

कुसुमयति (कुसुम--ना० घा०, लट्‌) फूल उत्पन्न करता 
है, ला कू से अता हैँ । 

कुस्तुम्बरी (स्त्री) एक पौधे का नाम । 

कुहकवृत्ति: (स्त्री०) धूर्तता, चालाकी । 

कुहरः [ कुह +रा†-क ] भीतरी खिड़की । 

कुहुकालः [ ष० त० ] चान्द्रमास का अन्तिम दिन जबकि 
चन्द्रमा अदृश्य होता हे । 

कुहुमुखः | ब० स० ] 1. भारतीय कोयल 2. संकट । 

कुहृमुखम्‌ | ष० त० ] नया चाँद । 

कुह्वानम्‌ [ कु+ह्व॑ +ल्युट्‌ ] अमंगल ध्वनि । 

कूटम्‌ | कूट --अच्‌ ] खोटा सिकका--कूटं हि निषादाना- 
मेव उपकारकं नार्याणाम्‌ - मी० सू० ६।१।५२ पर 
शा० भा०। सम० - रचना चाल, दाव पेंच,- लेखः 
बनावटी या जाली दस्तावेज, --सङक्रान्तिः आधी रात 
बीतने पर जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर 
संक्रमण करता हे, -- हेमन्‌ खोटा सोना । 

कूपः [ कु-पक्‌, दीघंश्च ] 1. कुआँ 2. छिद्र यथा रोम- 
कूप, 3. जड़ । सम० - कारः, - खनकः कुआँ खोदने 
वाला,--चक्तम्‌ पानी का चक्रया पहिया,--दण्डः 

- मस्तूल-क्षोणीनौकूपदण्डः-दश० १३१ - स्थानम्‌ 

कुएं का स्थान । 


सम०-- दघ्न 


( १२५७ ) 


कृवरस्थानम्‌ [ त० स० ] गाड़ी में बेठने का स्थान । 
कर्म: [ कौ जले ऊमिवेगोऽस्य--पृषो० ] कछुवा । सम० 
— आसनम्‌ योग की एक विशेष मद्रा,--द्वावज्ञी 
पौषमास कै शुक्लपक्ष का ग्यारहवाँ दिन,--पुराणम्‌ 
एक पुराण का नाम । 
कूर्सक (वि० ) कछुवे जेसा बना हुआ । 
कूमिका | कूर्म-कन्‌ स्त्रियां टापू, उपधाया इत्वम्‌, ] एक 
वाद्ययन्त्र । 
कूलिका | कूल--कन्‌ --टापू, इत्वम्‌ ] वीणा का निचला 
भाग । 
कृ (तना० उभ०) एकत्र करना, लेना--आदाने करोति 
शब्दः--मी० सू० ४।२।६। 
कुकरच्छटः | ब० स० | आरा । 
कृकलः (पुं०) 1. एक प्रकार का तीतर 2. पाँच प्राणों में 
एक । 
कुच्छु (वि०) [ कृती छ+-रक्‌ | 1. कष्टप्रद, दुःख- 
दायी । सम्‌० अर्धः केवल छः दिन तक रहने वाली 
तपश्चर्या,-कृत्‌ (वि०) तपस्त्री-सन्तपनम्‌ एक 
प्रकार का प्रायश्चित्तपरक ब्रत । 
कृतम्‌ [ क्र क्त ] जादू, टोना। सम०_ अर्थं (वि०) 
कृतार्थं [ ब० स० | जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
लिया हैं, अतः'अब और कुछ करने में असमर्थ है 
सकृत्कृत्वा कृतार्थः शब्द:--मी० सू० ६।२।२७ पर 
शा० भा०, --कर (वि०),--कारिन्‌ (वि०) किए 
कार्य को करने वाला, निर्थक - कृतकरो हि 
धिरनर्थकः स्यात्‌--मी० सू० १०।५।५८ पर शाण 
भा०,-तोर्थं (वि०) जिसने सुगम या आसान बना 
दिया, -बार (वि०) विवाहित,--बृषणम्‌ किये हुए 
को खराब करना,-मन्यु (वि०) क्रुद्ध, नाराज, 
--मालः चितकवरा, बारहसिंगा, कृष्णहरिण,--विद्‌ 
(वि०) कृतज्ञ,--तस्यापवग्यंशरणं तव पादमूलं विस्म- 


यंते कृतविदा--भाग ० ४।९।८,-- इमश्चुः जिसने मूछें ` 


भी साफ़ करा ली हैं,--संस्कारः 1. जिसने शोधना- 
त्मक सब प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं 2. सज्जित, 
तेयार । 

कृतवत्‌ (वि०) | कुत--मतुप्‌ | जिसने कार्य करा लिया 
हु--कुतवानसि विप्रियं न मे- छु० ४।७। 

कृतिः (स्त्री?) [| कृ+क्तिन्‌ | 1. वगंद्योतक संख्या, 
2. क्रिया 3. चाकू, 4. जादूगरनी । सम ०-- साध्यत्वम्‌ 
प्रयत्त करके संपन्न होने की स्थिति । 

कत्यम्‌ [ कु-क्यप्‌ | 1. जो किया जाना चाहिए, कर्तव्य 
2. कार्य 3. प्रयोजन । सम० --अकृत्यम्‌ कर्तब्य अक- 
तँव्य में (विवेक करना),--विधि: (पुं०) नियम, 
उपदेरा,--शेष (बि०) जिसने भपना कायं पूरा नहीं 
किया है 


कृत्यम्‌ [ इन्त्‌--यत्‌ ] वास्तुकार का एक उपकरण-मंहा० 
१।१९४।६ । 

कृत्यवत्‌ (वि०) [ कृत्य--मतुप्‌ ] 1. जिसके पास करने 
के लिए कार्य हें 2. जिससे कोई प्रार्थना की गई हूँ 
3. चाहने वाला, प्रबल इच्छुक--रा० ७९२।१५॥ | 

कुन्तनिका [ कृन्तू--ल्युट्‌ न कृन्तनं, स्वार्थ कन्‌, इत्वम्‌ ] 
एक छोटा चाकू । 

कृत्वा-चिन्ता (लोकोवित:) प्राक्कल्पनापरक बात पर 
विचारविमर्श करना--मे० सं० १०।२। ४९ और 
६1८४२ पर शा० भा०। 

कृपा--आकरः, - सागरः,--सिन्धुः (पुं०) अत्यन्त कृपालु । 

कृश (वि०) [ कृश्‌+वत, नि० ] 1. दुर्बल, बलहीन 
2. नगण्य 3. निर्धन 4. तुच्छ । सम०- अतिथि 
(वि०) जो अपने अतिथियों को भूखा रखता है 
- महा० १२।८।२४,-गबः जिसकी गौरवे भूखी रहती 
हैं, भृत्यः जिसके नोकर भूखे रहते हैं । 

कृशानुयन्त्रम्‌ (नपू०) तोप । 


कृष्‌ (तुदा० पर०) खुरचना, विरेखण करना । 

कृषिद्विष्टः एक प्रकार का चिड़ा। 

कृषिपाराशरः,-संग्रहः (पुं०) कृषि शास्त्र पर एक संग्रह ग्रंथ । 

कृष्ण (वि०) | कृष्‌-नक्‌ ] 1. काला 2. दुष्ट 3. शूद्र 
4. भलावां (रीठा) जिससे धोबी कपड़ों पर चिह्न. 
लगाता हे -महा० १२।२९१।१० । सम०--कञ्चुकः 
काले चने, च्छविः (स्त्री०) 1. बारहसिगा की खाल 
2. काला बादलू-- कृष्णच्छविसमा कृष्णा - महा० 
४1॥६॥९,--तालु: एक प्रकार का घोडा जिसका ताल 
काला होता हे, - द्वादशी आषाढ के कृष्णपक्ष में 
बारहवाँ दिन, --बीजम्‌ तरबूज, -- भस्मन्‌ पारद 
शुल्बीय,---मृत्तिका 1. काली मिट्टी 2. बारूद । 

कृष्णा (स्त्री०) यमुना नदी । 


क्लप (प्रेर०) ग्रहण करना, 


स्वीकार करना--नातो 
ह्यन्यमकल्पयन्‌ -रा० २।९१।६५ । 

केतुमालः,-लम्‌ जम्बू द्वीप का पश्चिमी भाग । 

केदारः [ केन जलेन दारोऽस्य--ब० स० ] संगीत शास्त्र में 
एक राग का नाम । 

केदारकः | केदार स्वार्थ कन्‌ ] चावलों का खेत । 

केन्द्रम्‌ (नपुं ०) जन्म कुण्डली में पहला, चौथा, सातवाँ 
एवं दसवां स्थान । 

केरलूजातकम्‌, ग्रन्थों के नाम । 

केरलतन्त्रम्‌ 

केरल माहात्म्यम्‌ 

केरलसिदधान्तः 

केलिः (६० स्त्री०) [किळ्‌+इन्‌ ] हेसीमजाक, दिल्लगी, 
रंगरेली । सम० - करूहः हँसी मजाक में झगड़ा, 
~ पल्वलम्‌ आमोद सरोवर,--बनम्‌ प्रमोदवन। 


( १२५८ } 


केवलव्यतिरेकिन (पुं ) न्याय सिद्धान्त के अनुसार 
अनुमान के केवल एक प्रकार से संबन्ध रखने 
वाला । 

केबलाद्वंतम्‌ (नपुं०) दरशन शास्त्र की एक शाखा । 

केवलिन्‌ (वि०) [ केवल--इनि] (जेन०) जिसने 
उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया हे । 

केशः [ क्लिश्‌+-अन्‌ लो लोपश्च ] 1. बालक 2. सिर के 
बाल । सम०--आकर्षणम्‌ चुटिया पकड़ कर किसी 
महिला को खीचना एवं उसका अपमान करना, 
कारम्‌ एक प्रकार का गन्ना, - कारिन्‌ (वि०) 
जो बालों को संवारता हैं, - ग्रन्थिः चुटिया वेणी, 
~ धारणम्‌ बाल रखना,--लुञ्चकः एक जेन साधु 
का नाम, वपनम्‌ बाल कटवाना, मुण्डन कराना 
~व्यरोषणम्‌ अपमान के चिह्वस्वरूप किसी दूसरे 
की चुटिया पकड़ना--रघु ० ३1५६ । 

केशवस्वामिन्‌ (पुं ) एक वैय्यकरण का नाम । 

केव्य (वि०) [ केश+-य ] 1. बालों की वृद्धि के अनुकूल 
2. बालों में लगाया हुआ, -- इथम्‌ (नपुं०) 
सार्वजनिक निन्दा, बदनामी, लोकापवाद । 

केसराल (वि०) [ केसर--आलच्‌ ] अयाल से समृद्ध, 
तन्तुबाहुल्य से युक्त । 

केसरिणी | केसर-{ इनि, स्त्रियां डीप्‌ ] सिंहिनी, शेरनी । 


कंसर्थक्यम्‌ (नपुं०) | किमर्थक- ष्यञ्य्‌ ] प्रयोजन का | 


अभाव-कमर्थक्यान्नियमो भवति--पा० १।४।३ पर 
म० भा० 1 

कंसथ्यम्‌ | किमर्थ -[-ष्यव्य_ ] कारण, प्रयोजन । 

कयटः (पुं०) पतंजलिकृत महाभाष्य के टीकाकार वैयाकरण 
का नाम । 

केलातकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का शहद, शराब । 

कंशोरवथस्‌ (वि०) [ब० स० ] कुमार, किशोरावस्था 
का बालक । 

कोकडः (पुं०) भारतीय लोमड़ । 

कोकथुः (पु०) वनकपोत, जंगली कबूतर । 

कोकनदिनी [कोकनद + इनि +-डीप्‌] लाल कमल -- न भेकः 
कोकनदिनीकिञ्जल्कास्वादकोविदः--कथा ० ३०।७८ | 

कोकिलकः (पुं०) एक छन्द का नाम। 

कोटपः, . पालः (पुं०) किले का संरक्षक, गढ़नायक । 

कोटिः (स्त्री०) [ कुट्‌ | इञ्ञ्‌ ] असंख्य, अगणित, - कोट्य- 
ग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः--रा० ५।५१। सम०>-- 
होमः एक प्रकार का यज्ञीय अनुष्ठान । 

कोणवृत्तम्‌ (नपुं) उत्तरपूर्वं से लेकर दक्षिण पश्चिम 
तक फैला हुआ शीर्षवत्त या इसके विपरीत । 

कोन्वशिरः (पुं) वह क्षत्रिय जिसको ब्राह्माण ने शूद्र हो 
जानेका शाप दे दिया हू । 

कोपजन्मस्‌ (वि०) [ ब० स० ] क्रोध से उत्पन्न । 


कोपारुण (वि०) [ ब० स० ] क्रोध के कारण लाल 
= कोपारुणं मुनिरधारयदक्षिकोणम्‌ - नील० । 
कोमल (वि०) | कु०+कळच्‌, मुट्‌, नि० गुणः ] मुदु, 
मुलायम नरम,--लम्‌ (नपुं०) रेशम । 
कोमला (स्त्री) एक प्रकार का छुआरा । 
कोरकित (वि०) | कोरक-]-इतच्‌ ] कलियों से आच्छा- 
दित-नै० ३1१२१ न 
कोलकम्‌ [ कुल्‌ । अच्‌, स्वार्थे कन्‌ ] 1. एक प्रकार का 
गाँव -- भान० ९1४८६ 2. एक प्रकार का गढ़ मान० 
१०।४१ 3. वे फलादिक जो नींव के यतं में प्रयुक्त 
होते है । 
कोशः [ कुश +घज्म , अच्‌ वा] 1. कमल का परिच्छद 
2. मांस का टुकड़ा 3. वह प्याला जिसमें युद्धविराम 
के सन्थिपत्र को सत्यांकित करने के चिह्न स्वरूप 
पेय पदार्थ उडेला जाता हुँ-देवी कोशमपाययत्‌-राज ० 
७८॥ सम०-वेश्मन्‌ कोशागार--भाण्ड च स्थाप- 
यामास तदीये कोशवेश्मनि -कथा० २८।१३३ । 
कोशातकः [ कोश ]-अत्‌ --क्वुन्‌ ] बाल । 
कोष्ठीकू (तना० उभ०) धेरना, घेरा डालना--कोप्ठी- 
कृत्य च तं वीरम्‌--महा० ६।१०१।३२ । 
कोहल (वि०) [कौ हलति स्पर्धते अच्‌ पृषो० ] अस्पष्ट 
| बोलनेवाला,--लः (पुं) एक प्राकृत भाषा के वैया- 
| करण का नाम । 
कोचपक (बि०) एक प्रकार की दरी--कौ० अ० २११ । 
कौज (वि०) [ कुज--ठक्‌ ] कुज अर्थात्‌ मंगल से संबंध 
रखने वाला । 
कौडुन्यम्‌॒ [ कुट्टनी ]-ष्यब्न ] कुट्टनी के द्वारा युवतियों 
- को दुराचरण में प्रवृत्त कराना । 
कौण्डिन्यः [ कुण्डिन +-ष्यञ्ञ्‌ ] एक ऋषि का नाम । 
कौतुकवत्‌ (अ०) | कुतुक+-अण्‌, मतुप्‌ ] जिज्ञासा के 
रूप में । 
| कौयुमः 1. सामवेद की एक शाखा का नाम 2. इस शाखा 
का अनुयायी ब्राह्मण । 
कौमार (वि०) [ कुमार+-अण्‌ ] 1. मुख्य सृष्टि, मुख्य 
अवतार--स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः 
~ भाग० १।३।६। सम०--तन्त्रम्‌ आयुर्वेद शास्त्र 
का एक अनुभाग जिसमें बच्चों के पालनपोषण का 
वर्णन है,--ब्रतम्‌ ब्रह्मचर्यं ब्रत धारण करना । 
कौर्णेयः (पुं) 1. राक्षस 2. वायु 3. शिव 4. अग्नि 
5. तपस्या में संलग्न । 
कोरूमार्गः [ कुल--अण्‌ + मृग+-घञ्ञ्‌, ष० त० ] कौलों 
का सिद्धान्त । 
कोलालः | कुलाल अण्‌ स्वार्थे ] कुम्हार । 
कौविन्दी [ कुविन्द+ अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] जुळाहे की स्त्री । 
कोशिकः [ कुश--ठण्ण | गोंद गुर्गुळ, बेरोजा । 


( १२५९ ) 


कौशीतकी (स्त्री) अगस्त्य मुनि की पत्नी । 

कौषीतकम्‌ ) (नप्‌.०) एक ब्राह्मणग्रन्थ का नाम । 

कौषोतकि ) 

कौस्तुभः [ कुस्तुभ--अण्‌ ] घोड़े की गर्दन पर बालों का 
गुच्छा, अयाल । 

ऋकरटः (पू०) लवा, चंडूल (पक्षी) 

कऋत्वर्थः [ त० स० ] यज्ञ के प्रयोजन को पूरा करने के लिए 
साधनभूत सामग्री--मे० सं० ४1१1२ पर शा० भा०। 

क्रतुफलम्‌ [ ष० त० ] यज्ञ का फल 

ऋद (भ्वा० आ०) 1. घबरा जाना 2. दुःखी होना । 

कऋप्‌ (चुरा० पर० - क्रापयति) स्पष्ट रूप से बोलना । 

क्रम: [ क्रम्‌--घडा, ] 1. पग, कदम 2. पर 3. गति, 
चाल । सम० --भाविन्‌ (वि०) उत्तरोत्तर, क्रमिक, 


-र्‍माला,- रेखा,-- शिखा वेद पाठ करने की नाना 
प्रणालियाँ, - योगेन (अ०) नियमित ढंग से । 
क्रियमाणकम्‌ | कृ--कर्मणि यक्‌--शानच्‌, स्वार्थ कन्‌ | 


साहित्यिक निबन्ध- बृ ० सं० १।५। 


क्रिया [ कृतश, रिङ आदेशः, इयड | संरचना, कर्म ! 
सम० --अर्थ (वि०) 1. वेदिक निषेध जिसके द्वारा 
किसी कर्तव्य में लगने का निर्देश किया जाता हँ 
2. किसी कार्य के लिए उपयोगी-- अपि क्रियार्थ 
सुलभं समित्कुशम्‌ - कु० ५।३३ , --भारम्भः पकाना, 
-ातन्त्रभ्‌ चार तन्त्रो में से एंक । 

ऋयविक्रयिन्‌ (वि०) [ क्रयविक्रय--इनि ] जो कम मूल्य 
पर वस्तु खरीद कर अधिक मूल्य पर बेच देता है 
गैदा करने वाला। 

क्रोडनकतया (अ०) [ क्रीड्‌ --ठ्युट्‌, स्वार्थ कन्‌, तस्य भावः, 
तलू | किसी बात को खेल की वस्तु की भाँति ग्रहण 
करना भाग० ५।२६।३२ । 

क्रोडा [ क्रीड्‌+अ--टाप्‌ ] 1. संगीत में एक प्रकार की 
माप 2. खेल का मैदान । सम०--परिच्छद: 
खिलौना । 

ऋडितम्‌ [ क्रीड्‌--क्त | खेल । वि 


[ क्रपु+-घव्म_] 1. रहस्यपूर्ण अक्षर 'हुम्‌' या 

'ह.म्‌ 2. संबत्सरचक्र में ५९ वाँ वर्ष ('क्रोधन' भी) 

ऋ्रोशः [ क्रशू--- घठा | ४८ मिनट का समय । 

क्र (णि०) | कृत-- रक्‌, घातोः क्र: | 1. कठोर, कड़ा 
2. निर्दय 3. कककंशध्वनि-क्र्रक्वणत्केद्भधुणानि-म ०वी ० 
११३५ -रम्‌ (नपुं०) उग्रता के साथ । सम० 
--चरित (वि०) दारुण, भयानक 1 

क्रोडकान्ता (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 

क्रोडीक | क्रोड--च्वि-:-कृ- तना० उभ० ] गले लगाना, 
आलिङ्गन करना । 

कौड (वि०) [ क्रोड+अण्‌ ] 1. सूअर से संबंध रखने 
बाला 2. वराह अबतार से सम्बन्ध रखने वाला । 


क्लान्तमनम्‌ (वि०) | ब० स० ] निढाल, स्फूतिहीन । 

क्लेदित (वि०) | क्लिदु+णिच्‌ --क्त ] मलिन, दूषित । 

क्लिइनस्‌ (वि०) [ क्लिश--ना-+शत्‌ ] हटाता हुआ, 
दूर करता हुआ-मुद्रा ० ३३२० | 

क्लिष्ट (वि०) [ क्लिश्‌+क्त | दुःखदायी, कष्टकर । 

क्लिष्टा (स्त्री) पातञ्जल योगशास्त्र में बताई हुई चित्त- 
वत्ति का एक भेद । 

क्वाणः [ कवण्‌-- घडा, | ध्वनि, स्वन । 

क्वथित (वि०) [ क्वथ्‌ +क्त | 1. उबाला हुआ 2. गमं, 
-तम्‌ (नपु०) मादक गराब । 

क्षण:,-णम्‌ | क्षणू--अच्‌ ] निर्णय, सङ्कूल्प गन्तुं भूमि 
कृतक्षणा:--महा० १।६४।५१ । सम०- अर्धम्‌ आधा 
मिनट,--भद्भवादः बौद्धो का एक सिद्धान्त जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु लगातार क्षीण होती रहती है, 
--वीर्यम्‌ शुभ समय 1 

क्षणेपाकः | अलक समास ] एक मिनट म्रे पकी हुई वस्तु । 


क्षतास्रवम्‌ [ ष० त० ] रुधिर, शोणित । 

क्षतिः (स्त्री०) [ क्षणू न क्तिन्‌ ] मृत्यु, निधन । 

क्षत्त (१०) [ क्षदु+तृच्‌ ] रक्षक ! 

क्षत्रविद्या, (-वेदः) युद्धकला, यृद्धशास्त्र । 

क्षमापनम्‌ [क्षमा ना० धा०, णिच्‌-+ल्यूद्‌ ] क्षमा 
मांगना । सम०--स्तोत्रम्‌ क्षमा मांगते समय स्तृति- 
गान । 

क्षम्य (वि०) | क्षमा-+य | पृथ्वी में होने वाला, भौमिक, 
पाथिव (वेद०) । 

क्षारक्षत (वि०) | त० स० ] यवक्षार से दुष्प्रभावित । 

क्षाराष्टकम्‌ (नपुं) आयुर्वेदिक आठ द्रव्यो का संग्रह । 
इसी प्रकार (क्षारषट्क, तथा क्षारपञ्चक) । 

क्षा (स्त्री०) 1. पृथ्वी, धरती 2. निद्रा, नींद । 

क्षाणम्‌ (नपू०) जलना, जला हुआ स्थान । 


क्षामेष्टिन्यायः (पुं ) मीमांसा का एक नियम जिसके 
अनुसार निमित्त को दर्शनि वाले हेतुमत्कारण की रचना 
इस प्रकार की जाय जिससे कि इसमें नित्य या अनि- 
वार्यं परिस्थिति को दूर रक्खाजा सके--मी० सू० 
६।४।१७-२१ पर शा० भा० । 

क्षयतिथिः, (-अहः) सूर्योदय से न आरम्भ होने वाला 
चान्द्र दिवस । | 

क्षयमासः | ष० त° ] ('मलमासः' भी) वह मास जिसमें 
दो संक्रान्तियाँ आ पढे, और जो किसी मंगल या 
धार्मिक काल के लिए शुभ न माना जाता हो । 

क्षयोपशमः (पृं) [ त० स० | सक्रिय रहने या होने की 
इच्छा को सर्वथा मष्ट करने की जनियों की संकल्पना । 

क्षितिः [ क्षि--क्तिन्‌ ] समृद्धि--क्षिते रोहः प्रवहः शइ्व- 
' देव--महा० १३।७६।१०। सम०-क्षमा धरती की 
भाँति सहनशील - क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी -रा० 


( १२६० ) 


५,--स्पर्शः धरती छूना (जसे कि सद्यःप्रसूत 
बच्चे ने जन्म लेकर धरती छूई) „~ स्पृश पृथ्वी या 
घरती का वासी, भूमि पर रहने वाला । 

क्षोणता [ क्षि-क्त +-तलू स्त्रियां टापू | क्षय, कृशता तथा 
बलहीनता की दशा । 

क्षिप (तु उभ०) 1. शीघ्रता से चलना 2. मर जाना 
3. (गणित०) जोड़ना । 

क्षिप्त (वि०) [ क्षिप्‌-क्त ] 1. फेंका गया, बखेरा गया 
2. परित्यक्त 3. उपेक्षित । सम०--उत्तरम्‌ ऐसा 
भाषण जो उत्तर के योग्य न हो,--योनिः नीच जाति 
में उत्पन्न । 

क्षिस्तिः | क्षिप्‌-क्तिन्‌ ] रहस्य का भंडाफोड़ (नाटक में )। 

क्षिप्रनिश्चय (वि०) [ ब० स० ] जोशीघ ही निश्चय 
कर लेता है -आयत्यां गुगदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः 
-॒मनु० ७1१७९ | 

क्षिप्रसन्षिः (प्‌ ) एक प्रकार की संधि जो दो सहवर्ती 
स्वरों मॅ से पहले को अर्धस्वर में बदल कर हो 
सकती हूँ । 


क्षेषणिकः [ क्षेपण ]-ठडा, ] मल्लाह, नाविक । 
क्षीरः (-रम्‌) [ घस्‌ +-ईरन्‌, उपधालोपः घस्य ककारः 


षत्वं च | 1. दूध 2. रस 3. पानी । सभ०---उत्तरा 
जमाया हुआ दढुघ,-त्यम्‌ ताज़ा मक्खन, कुण्डलम्‌ 
दुग्धपात्र--कथा० ६३।१८८,- श्रतम्‌ प्रतिज्ञा के फल- 
स्वरूप केवल दूध पीकर निर्वाह करना । । 


ख़ 


(१०, स्त्री). 1. तिरस्कारसूचक अभिश्या 
(समासान्त में) जेसा कि 'वयाकरणखसूचिः' (बुरा 
वैयाकरण--जो अपने ज्ञान को भूल गया) । 

सजिका (स्त्री०) भूख लगाने वाली औषधि । 

क्षद्रकः (१०) [ खट्‌ट--अच्‌, स्वार्थ कन्‌ ] खाट, आसन | 

खड्गः [ खड्‌ --गन्‌ ] तलवार । सम०--घारा तलवार 
का फला,-- धाराब्रतम्‌ अत्यन्त कठिन कार्य , विद्या 
तलवार चलाने की कला । 

खण्ड (वि०) [ खण्ड्‌} घश््‌ ] 1. टूटा हुआ, फटा हुआ 
2. दूषित ण्डः,--ष्डम्‌ महाद्वीप, महादेश । सम० 
~¬इन्बुः दूज का चाँद--खण्डेन्दुकृतशेखरम्‌ (शिवम्‌) 
~-वेदपा०,- तालः संगीत शास्त्र में माप । 

रूण्डनखण्डखाद्यम्‌ (नपुं०) हर्षंकृत एक वेदान्त शास्त्र 
का ग्रन्थ । 

शष्डिकोपाध्यायः (पृं०) क्षुब्ध अध्यापक, उत्तेजित अध्यापक 
~ खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां इदाति -- पा० 
१।१।१ पर म० भा०। 


ससूतः 


क्षीरस्यति (ना० घा० पर०) दूध की इच्छा करना 
--क्षीरस्यति माणवकः - पा० ७।१।५१ पर म०भा० । 

क्षु (क्रमा० उभ०) कूदना, उछलना (स्वा० पर० भी) 
--क्षणाति च क्षुणीते च क्षुणोत्याप्लवनेऽपि च । छन्दतै 
क्षुन्दते चापि षडाप्लवनवाचिनः - इति भट्टमल्लः ! 

क्षुद (वि०) [ ्षुदू +रक्‌ ] 1. छोटा 2. सामान्य 3. तुच्छ 
4. कूर 5. गरीब! सम० तातः पिता का भ्राता, 
चाचा, पदम्‌ लम्बाई नापने का एक गज, - श्चार्दूल; 
चीता । ; 

क्षुद्रकः [ क्षुद्र+-कन्‌ ] 1. जो तिरस्कार करता हैं 2. एक 
प्रकार का बाण । 

क्षोदः [ क्षुद्‌ +- घडा ]1. बूँद 2. लौंदा, टुकड़ा 3. गौणा । 

क्षुधा्ान्तिः / भूख शान्त करना । 

क्षुदशान्ति: { 

्षुन्द्‌ (म्वा० आ०) कूदना (दे० 'क्षु' भी) । 

क्षुरनक्षत्रम्‌ (नपु ०) जो क्षौरकमं, या हजामत बनवाने के 
लिए शुभनक्षत्र हो । 

क्षेत्रलिप्ता (स्त्री) [ ष० त० ] क्रान्तिवृत्त की कला । 

क्षेत्रांशः [ ष० त० ] क्रान्तिवृत्त का अंश या घात । 

क्षेमेन्द्रः (पुं) बृहत्कथामंजरी का प्रणेता एक कश्मीरी 
कवि । 

क्षोद्रक्‍्यस्‌ [ क्षुद्रक--ष्यव्यू ] सूक्ष्मता । 

क्षौरपव्यम्‌ (नपुं) मजबूती से बनाया गया भवन । 

क्मावलयः [ ष० त० ] क्षितिज । 


सतण्डितव्रत (वि०) [ ब० स० ] जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी हे । 

खण्डिन्‌ (वि०) [ खण्ड}-इनि] एक प्रकार की दाल, 
पीले मूंग । 

सण्डीरः (१०) दे० खण्डिन्‌’ । 

खतमालः (पु०) 1. धूआं 2. बादल । 

सनिका [खन्‌-{-इन्‌, स्वाथे कन्‌, स्त्रियां टाप्‌] पोखर, ताल । 

स्रः | ख--रा_-क ] 1. गधा, खच्चर 2. उदग्र, कठोर 
3. तीक्ष्ण, तेज 4. सघन 5. क्रूर 6. ६० वर्ष के चक 
में पच्चीसवाँ वर्ष । सम०--कष्ड्यनम्‌, बुराई को 
और अधिक करना, गेहम्‌ तम्बू,--चर्मा (वि०) 
मगरमच्छ, - वृषभ (वि०) गघा, जडबुद्धि,-सारम्‌ 
लोहा,—स्पशँ (वि०) गर्म, प्रचण्ड (आंधी, झक्कड) 
~ वायुर्वातिखरस्पशंः --भाग० ११४१६ । 

खरक (वि०) जिसकी सतह खुरदरा हो ऐसा (मोती) 
-कौ० घ० २।११। 

सरोष्ठी (स्त्री०) एक प्रकार की वर्णमाला । 


( १२६१ ) 


खर्ज रिका (स्त्री०) एक प्रकार की मिठाई । 

खर्ब्रम्‌ (नपु०) नारियल की गिरी, गोला, खोपा । 

खमम्‌ (नपुं०) 1. रेशम 2. शोयं 3. कठोरता । 

ख़र्बटः [ खक 1 अटन्‌ ] एक इस प्रकार की बस्ती जो पर्वत 
की तलहटी या नदी के किनारे बसी हो और जिसके 
निवासियों का व्यवसाय प्रायः वणिजव्यापार हो । 
सह गाँव और नगर के बीच की बस्ती के लक्षणों से 
युक्‍त होती हे । 

खर्वाट दे० 'खल्वाट'- भीमसेन प्रमथितादुर्योधनवरूथिनी, 
शिखा खर्वाटकस्येव कर्णमूलमुपागता - नाभ०। 

खबित (वि०) [ खर्वञ-इतच्‌ ] जौ बौना बन गया हो । 

खर्वतर (वि०) [ त० स० ] जो नगण्य न हो, जो छोटा 
नहो। 

(वि०) [ खल--इनि ] खल से युक्त, तलछट 
वाला, - छी (पुं०) शिब। 

खरीकृत (वि०) [ खल-च्वि+कृञ-क्त ] अपमानित 
ब्राह्मणस्त्वया खलीकृतः--नाग० ३। 

खलिशः } एक प्रकार की मछली । 

खल्लिशः 


ग 


गः [ गे+क ] 1. शिव 2. विष्णुगः प्रीतोभवः श्रीपति- 
रुत्तमः-एकार्थ० 

गगनम्‌ [ गच्छत्यस्मिन्‌ गम्‌ +ल्युट्‌, ग आदेशः ] 1. आकाश, 
अन्तरिक्ष 2. शून्य 3. स्वर्ग । सम०- रोमन्थः असङ्गति, 
व्यर्थ पदार्थं, लिहू (वि०) आकाश तक पहुँचने वाला 
--दे० अञ्नंलिहू । 

गङ्कासप्तमो (स्त्री०) वेशाख मास के शुक्ल पक्ष का सातवाँ 
दिन । 

गजः [ गज्‌ +-अच्‌ ] 1. हाथी 2. आठ की सख्या 3. लम्बाई 
नापने का गज्‌ 4. एक राक्षस जिसे शिव जी ने मार 
दिया था! सम० - गणिका हथिनी जिसका प्रयोग 
जंगली हाथी को पकड़ने के लिए किया जाता हू - स्व- 
तनुवितरणेन तं प्रलोम्य द्विपमिव वन्यमिहोपनेतुकामा 
सखि गजगणिकेव चेप्टितासि--जानकी० १६।५२, 
- गौरीब्रतम्‌ भाद्रपद मास में स्त्रियों द्वारा मनाया 
जाने वाला ब्रत, - निमीलिका किसी वस्तु की ओर 
झूठ-मूठ देखना, जानबूझ कर न देखना, पुष्पो एक 
लता का नाम- गजपुष्पीमिमां फुल्लामृत्पाटध शुभ- 
लक्षणाम्‌ _ रा० ४।१२।३९, -- बन्धः 1. थूड़ी जिससे 
हाथी बांधा जाता है 3. एक प्रकार की संभोग मुद्रा 
3. जंगली हाथी को पकड़ने की प्रकिया - नाना०। 


खल्बः (पुं ) फली, बाल । i 

खा [ खव --ड--टाप्‌ ] 1. पार्वती 2. धरती 3. लक्ष्मी 
4. वक्तृता -खोमा क्ष्मा कमला च गीः--एकार्थ ० | 

खानपातम्‌ (नपू०) खाना पीना । 

खानोदकः (पुं०) नारियल का पेड़ । 

खुरशालः (पुं०) खुरशार देश में उत्पन्न एक उत्तम नस्ल 
का घोडा--शालि० ११।७। 

खेखीरकः (पुं. ) खोखला बाँस । 

खेचरी (स्त्रीश) एक प्रकार की योगसिद्धि जिसके द्वारा 
योगी आकाश में उड़ सके--एवं सखीभिरुक्ताहं खेच- 
रीसिद्विलोलूपा - कथा० २०।१०५ । 

खेटः [ खिट्‌+-अच्‌, खे अटति--अट्‌+-अच्‌ ] ग्राम, 
गाँव । 

जोरकः (पु) किसी जानवर के खुर में होने वाला 
विशेष रोग । 

श्यातिः (स्त्रीश) [ख्या--क्तिन्‌ ] दर्शनशास्त्र का एक 
सिद्धान्त- विकल्प: सख्यातिवादिनाम्‌--भाग० ११) 
१६।२४ । 


गजिन्‌ (वि०) [ गज+-इनि ] गजारोही, हाथी की सवारी 
करने वाला । 

यड्ड्कः [=-गड्क, पृषो०] 1. तकिया 2. एक प्रकार का 
जलपात्र । 

गणः [ गण्‌+-अच्‌ ] 1. समू ह, संग्रह्‌, समुदाय, रेवड़, लहंडा 
2. श्रेणी 3. शिव के अनुचर, जिनका अधीक्षक गणेश 
हे, उपदेव 4. समाज 5. मण्डल 6. जाति । सम० 
--रत्नमहोदधिः व्याकरणगत गणों पर वर्धमान कृत 
एक ग्रन्थ,---बल्लभः सेनापति--रा० २।८१।१२। 

गणनपत्रिका संगणक, जिसमें विशेष प्रकार के शोधित अड्कों 
की सारणी दी हुई होती है--राज० ६।३६। 

गणितम्‌ [ गण्‌ +क्त ] व्यवहार - वेत्तुमहंति राजेन्द्र स्वा- 
घ्यायगणितं महत्‌ - महा० १२।६२।९। 

गण्यमानम्‌ [ गण्‌ +-यक्‌ + शानच्‌ ] किसी रचना या निर्माण 
की सापेक्ष ऊंचाई । 

गण्डः [ गण्ड +अच्‌ ] 1. गाल 2. हाथी की कनपटी 3. बुल- 
बुरा 4. फोड़ा, रसोली 5. जोड़, गाँठ । सम०--कृपः 
पहाड़ की सतह, अधित्यका, भेदः चो र--गण्डभेद- 
दास्याः शीलं जानन्नपि--अवि० २। 

गण्ड्ष: [ गण्ड +-ऊषन्‌ | एक प्रकार की शराव ! 

गत (वि०) [गम्‌-क्त] 1. गया हुआ, बीता हुआ 2. मृत, 


( १२६१ ) 


3. ज्ञात । सम०--आगतम्‌ (गतायतम्‌) [द्व० स० ] 
भूत और भविष्यत्‌ (का वर्णन)--वंशस्थास्थ गता- 


गतम्‌ ~ रा० ७।५१।२३,--मनस्क (वि०) मग्न, लीन, 


- श्रमः (वि०) जो अपनी थकावट का ध्यान नहीं 
करता हुँ । 

गतिमत्‌ (वि०) [ गति--मतुप्‌ ] उपायज्ञ, तरकीब या 
रीति का जानकार- -महा० १२।२८६।७। 

यत्बर (वि०) [ गम्‌ +-क्वरप्‌, अनुनासिकलोपः, तुक्‌ च ] 
तेज चलने वाला,--त्बरः (पुं०) एक प्रकार का घोड़ा। 

गदः [ गद्‌-अच्‌ ] 1. कृष्ण के भाई का नाम 2. कुबेर, 
3. शस्त्रास्त्र, हथियार--आयुधे धनदे रोगे पुंसि कृष्णाः 
नुजेऽपि च - नाना० । 

गदिः (स्त्री) [ गद्‌ --इ ] व्याख्यान, वक्तृता -एवं गदिः 
क्मेगतिविसर्गः भाग० ११।१२।१९। 

गन्धः | गन्ध्‌ +-अच्‌ ] 1. गुणों में समानता, सम्बन्ध, | 


2. गन्धक 3. चन्दन चूरा 4. पड़ौसी । सम ०---हस्तिन 
हाथी जिसकी मधुर गन्ध इधर-उधर फैलती है, वह 
गुणों में उत्तम हाथी माना जाता है । 
.गन्धकपेषिका (वि०) [ष० त० ] सेविका जो गन्ध द्रव्य 
- और चन्दन पीस कर तैयार करती है 
यन्धि (वि०) [ गत्थ्‌ ।-इ ] केवल नामधारी, बहाना करने 
वाला सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा आतृगन्धिना 
--रा० ७।२४।२९। 
गन्धवंतेलम्‌ (नपुं०) [ ति० स० ] एरण्ड का तेल । 
ग (गा) न्धारः (पुं०) 1. संगीत में तीसरा स्वर, एक 
विशेष प्रकार का राग । 
गमनम्‌ [ गम्‌ +ल्युट्‌ ] जानना, समझना नाञ्जः स्वरूप- 
गमने प्रभवन्ति भूम्न:---भाग० ८।७।३४। 
यर्गसंहिता (स्त्री०) गर्ग द्वारा प्रणीत एक ज्योतिष का 
ग्रन्थ । 
गर्जरम्‌ (नपु०) एक प्रकार का घास । 
गर्भः [ गृ ‡-भन्‌ ] 1. गर्भाशय, पेट 2. भ्रूण, कलल 3. अग्नि 
4. आहार ! सम० - ग्राहिका (स्त्री) धात्री, दाई 
कथा० ३४, न्यासः आधार रखना, नींव डालना 
भाजनम्‌ नींव का गड्ढा,-- संभवः गर्भाशय से जन्म 
होना । 


यभिका (स्त्री ) किसी प्रकार के मल या संदूषण 


अन्तःप्रवेश । 
गर्भेदृष्तः | (वि०) [ सप्तमी अलुक्‌ समास | कायर, मन्द- 
गर्भेशूर | बृद्धि, जड । 


गलः | गल्‌ {-अच्‌ ] 1. एक प्रकार की मछली 2. एक 
प्रकार की घास । 

गलुः (पु०) [ गल्‌ --उण्‌ | एक प्रकार का रत्न । 

गवामयः (पुं०) एक वर्ष तक रहने वाला सत्रयाग । 

गव्य (वि०) [ गो--गत्‌ | गाय से मिलने वाला पदार्थ, घी, 


| 


दूध आदि,--व्यम्‌ (नपुं०) गवामयनम्‌ नाम का एक 
श्रौत यज्ञ--'गवामयनं बूम:--मै० सं) ८।१।१८ पर 
शा० भा०। 

गहन (वि०) [ गह +ल्युट्‌] 1. गहरा, सघन, घिनका 
2. समझने में कठिन 3. एसा स्थान जो पार न किया 
जा सके । 

गह्वरो [ गह्वर+डीष्‌ | पृथ्वी । 

गह्वरित (वि०) [ यह्वर+इतच्‌ ] लीन, मग्न-- याज्ञ 
सेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्व रितोऽभवत्‌--महा० २। 
६८।४प्‌। । 

गाङ्गेय (वि०) [ गङ्गा+-ढक्‌ ] गङ्गा में, गङ्गा पर, या 
गङ्गा से उत्पन्न होने वाला,--यः भीष्म,--यम्‌ 
1. सोना 2. मोथा घास । 

गाइतरम्‌ (अ०) 1. अधिक कस कर, सटा कर 2. अपेक्षा- 
कृत अधिक गहनता से । 

गाढवचस्‌ (पुं) [ ब० स० ] मेंढक । ८ 

गाढावटी (स्त्री०) एक प्रकार की भारतीय शतरंज । 

गाणनिक्यम्‌ [ गणनिक+-ष्यज्‌ | लेखाकार का कार्यं 
अक्षपटले गाणनिक्याधिकार:--कौ० अ० २।७। 

गाण्डी (स्त्री०) गेंडा । 

यात्रचेष्टनम्‌ (नपुं०) आकर्षी संवेदन । 

गात्रिका (स्त्री) चोली । 

गान्धर्दकला,-विद्या,) संगीत की ललित कला, संगीत का 

-वैद:,--शास्त्रम्‌ सिद्धान्त, संगीतविज्ञान । 

गान्धारी [ गान्धारस्यापत्यं इञ्ग्‌ ] 1. एक प्रकार का 
मादक द्रव्य 2. बाई आँख की शिरा । 

गान्धारीग्रामः (पुं ) एक प्रकार का संगीतमान । 

गाम्भीर्यम्‌ [ गम्भीर न-ष्यज्‌ ] 1. मर्यादा 2. उदारता 
3. संतुलन । 

गाजर: (१०) गाजर । 

गाहेकमेथिकाः [ गृहकमेधिन्‌ +-ठेक्‌ ] 
गृहस्थ के कर्तव्य । 

गिर्‌. (गिरा) (स्त्री०) [ गृ--क्विप्‌ टाप्‌ वा ] 1 बुद्धि 

दे० गिर्धी:- एकार्थ 2. सुना हुआ ज्ञान - गिरा 

वाऽशंसामि तपसा ह्यनन्तौ-महा० १।३।५७ (टीका) । 

गिरा [ गृ-क्विप्‌ टाप्‌ वा ] स्तुति (वेद० ) 1 

गिरित्रः | गिरि_-त्रल्‌ ] शिव--भाग० ८।६।१५ । 

गिरिधातुः (पुं ) गेरू । 

गिलत्‌ (वि०) | गिल्‌ +-शतृ ] निगलने वाला --गिलन्त्य 
इव चाङ्गाति--भाग० १०।१३।३१ । 

गीतगोविन्दम्‌ (नपु०) जयदेव निमित एक गीतिकाव्य । 

गीतबन्धनम्‌ (नपुं०) संगीत के सस्वर पाठ के उपयुक्त 
एक महाकाव्य । 

गीतमोदिन्‌ (१०) किन्नर । 

गीतिः [ गे--क्तिन्‌ ] एक गेय साम । 


गृहस्थ के धमं, 


( १२६३ ) 


गुटिकास्त्रम्‌ (नपु०) '\' के आकार की एक यष्टिका 
जिसके साथ एक डोरी बंधी होती हे, इससे पक्षियों 
पर पत्थर के टुकड़े फेंके जाते हुँ इसका नाम हे 
“गोफिया” 

गुटिकायन्त्रम्‌ {नपुं०) बन्दूक, नलिका । 

गुडः [ गड--अच्‌ ] गोली, बटिका--शाज्भ ० १३।१ । 

गुणः [ गुण्‌ +अच्‌ ] 1. किसी यस्तु की विशेषता चाहे 
अच्छी हो या बुरी 2. धागा, डोरी 3. शरीर के 
(सत्त्व, रज तथा तम) धर्म। सम० कल्पना किसी 
वाक्य का अर्थ करते समय आलङ्कारिक भावना को 
सङ्केत करता,--कारः (गणित०) गुणक, गणा करने 
वाला,--गोरी अपने उत्तम गुणा से देदीप्यमान 

महिला -- अनृतगिरं गुणगौरि.ग़ा कृथा माम्‌--झि० 

--भावः किसी अन्य वस्तु की तुलना में गौण पद 
परार्थता हि गृणभावः--मे० सं० ४।३।१ पर गा० 
भा०,-बादः 1. गौण अर्थ को सूचित करने वाली 
उक्ति 2. अन्य तर्को का विरोध, करने वाली उक्ति, 
विभाग (वि०) [ ब० स० ] पदार्थ के अन्य पह 
लओं में से किसी विशेषता को पृथक्‌ करके दर्शाने 
वाला, विशेषः विशेष लक्षण, भिन्न प्रकार की 
विशेषता, - विशेषाः बाहरी ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और 
अहंकार--गुणबिशेषाः बाह्योद्धियमनोञ्हङ्काराश्च 
--सां> का० ३६, संग्रहः अच्छे गुणों का एक- 
त्रीकरण । 

गुदनिर्ममः [ ष० त० ] अर्शादि रोग के कारण काँच बाहर 
निकल आना । 

गुप्तगृहम्‌ (नपुं) शयनकक्ष, शयनागार । 

गुप्तधनम्‌ (नपु०) [ कमं० स० ] छिपा हुआ घन । 

गुमटी (स्त्री०) अदगुण्ठनवती महिला, बुक वाली स्त्री । 

गुरु (वि०) [ गृ--कु, उत्वम्‌ ] 1. भारी (विप० लघु) 
2. बडा 3. लम्बा 4. कठिन 5. आदरणीय 6. शक्ति- 
शाली,--%: (पुं ) 1. पिता, प्रपिता, पितामह, पूर्वज 
2. सम्माननीय महापुरुष 3. शिक्षक, अध्यापक 
4. स्वामी 5. बृहस्पति । सम०--उपदेशः 1. अध्यापक 
द्वारा दीक्षा 2. शिक्षकों या बड़ों द्वारा दी गई नसीहत, 
कण्ठः मोर,- कुलम्‌ 1. गुरु का वासस्थान 
सावास विद्यापीठ जहाँ अध्यापक और छात्र मिल कर 
रहें, - कुलवासः गुरुकुल में रहकर-विद्याध्ययन करना, 
-गृहम्‌ 1. शिक्षक का घर 2. बृहस्पति का घर (जन्म- 
पत्रिका में), भावः महत्त्व, गुरुत्व, -वर्चोध्नः नींबू, 
गलगल,--वतिता बड़ों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित 
करना--निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतितां--रा० 
२।११५।१९, श्रुतिः गायत्रीमंत्र जपमानो गुरु- 
श्रृतिम्‌ - महा० १३।३६।६,--स्वम्‌ शिक्षक का धन, 
संपत्ति । 

१५९ 


गुलिकः (पु०) 1. एक उपग्रह (शनि का पुत्र) जो केरल 
देश मे माना जाता हैं 2. विष से बुझा तीर 3. दिग्गज 
--मुलिको मन्दतनये रसबद्धास्त्रदेशयो:, दिङनागे 
नाना० | सम०-- कालः प्रतिदिन का वह समय जो 
> अशुभ माना जाता है । 
गुलिका (स्त्री०) गोली- एकाऽपि गुलिका तत्र नलिका 
यन्त्रनिगंता शिव० | 
गुल्मः [ गुड--मक्‌, डस्य लः ] 1. युद्धशिविर 2. सेनिक- 
तंबू । सम०--कुष्ठम्‌ एक प्रकार का कोढ़ । 
गुह्य (वि०) [ गुह +-यत्‌ ] 1. छिपाने के योग्य 2. रहस्य, 
--.हयम्‌ (नपुं०) गुप्त स्थान--मंथुनं सततं धम्यं 
गृह्ये चैव समाचरेत्‌--महा० १२।१९३।१७। सम० 
-लविद्या गुप्त रूप से और लोगों से गुप्त रख कर 
- गुरुमंत्र की दीक्षा देता, अथवा अभ्यास कराना । 


(वि०) [गृह +क्त] 1. गुप्त, छिपा हुआ 2. आच्छा- 

दित 3. अदृश्य 4. रहस्य, ढम्‌ (नपुं०) एक शब्दा- 

लंकार। सम० अर्थ (वि०) आन्तर अर्थ रखने 

वाला, आलेख्यम्‌ कटठेख,--कौ० अ० १।१२। 

गृत्समदः (पूं०) एक वैदिक ऋषि का नाम (इसका 
पुराणों में भी उल्लेख ह) 

गृद्ध (वि०) [ गृघ्‌+-क्त ] इच्छुक, लालायित, उत्सुक, 
किसी वस्तु को अत्यन्त चाहने वाला- गृद्धां वाससि 
संश्रान्तां - महा० १।७२।६। 

गुद्धिन्‌ (वि०) [ गृद्धञ इन्‌ ] दे० गृद्ध । 

गढ (वि०) [ गृघ्‌-+-यत्‌ ] जिसे उत्सुकता पूर्वक बहुत 
चाहा जाय, जिसके लिए प्रबल लालसः की जाव । 

गृह, (चुरा० आ०) स्वीकार करना, प्राप्त करना, ग्रहण 
करना, लेना, मिलाना, लीन करना । 

गृहम [ग्रह क ] 1. घर, आवास, भवन 2. पत्नी 
3. गृहस्थ जीवन 4. जन्मकुंडली का घर 5. (शतरंज , 
आदि खेल का) घर। सम० आरम्भः घर का 
निर्माण, - ईइवरी घर की स्वामिनी, गृहिणी, चेतस्‌, 
सक्त (वि०) अपने घर की याद करने वाला, 
जिसका मन अपने घर की ओर ही लगा हो, -- दाढ 
(नपुं) घर में लगा खम्बा, स्तम्भ--नरपतिबले 
पार्श्वायाते स्थितं गृहदारुवत्‌ - महा० ४।३, - पात 
1. घर का स्वामी 2. गृहस्थ 3. गाँव का मुखिया 
--मृच्छ० २, -- पिण्डी भौरा, भूगर्भ,--पोतकः भवन 
बनान के लिए संकेतित स्थात,--पोषणम्‌ गृहस्थ का 
निर्वाह, मार्जनी 1. घर को झाडू से साफ़ करने 
वाली 2. बुहारी की मूठ, शायिन्‌ (पुं) कबूतर । 

गहकम्‌ | गृह‡ कन्‌ ] घर का बगीचा, बाटिका । 

गह्य (वि०) [ गृह- क्यप्‌ ] 1. घरेलू 2. पालतू 3. प्रसं- 

लक्ष्य, प्रत्यक्षज्ञेय-श्वेता० १।१३, गृह्यम्‌ (नपुं०) 

घरेलू काम, गृहस्थ का यज्ञीय अनुष्ठान । सम० 


( १२६४ ) 


-सुत्रम्‌ सूत्रों का संकलन जिसमें गृह्य यज्ञों 
विधान का वर्णन है जैसे कि आपस्तम्बगृह्वासूत्र या 
बौधायन गृह्यसूत्र । 

गातुः [ गै तुन्‌ ] 1. गीत 2. गायक 3. मधुमक्खी । 

गायः (वेद?) गीत (समास में प्रयुक्त होने पर इसका 
अर्थ हुँ स्तुति के योग्य' स्तुत्य” जैसा कि 'उरु- 
गाय' मे) । 

गो (पूं०, स्त्री०) [ गम्‌+डो ] 1. पशु 2. गौ 3. कोई 
भी पदार्थ जो गौ से प्राप्त हो 4. आकाश 5. इन्द्र का 
वस्त 6. प्रकाश, किरण 7. हीरा 8. स्वर्ग 9. बाण । 
सम० ग्रहणम्‌ गौएँ पकड़ना, गौएँ चुराना,--चर्या 
पशु की भाँति केवल अपना भौतिक सुख खोजना 
~ जिल्िका काकलक, काग,--जीव (वि०) गोदुग्ध 
का व्यवसाय करने वाला, घोसी,--पथः अथर्ववेद का 
एक ब्राह्मण, --पर्वतम्‌ उस पहाड़ का नाम जहाँ 
पाणिनि ने (तपस्या की थी -अरुणा०, उत्त० २।६८, 
--मण्डोरः एक जल पक्षी,- मध्यमध्य (वि०) छर- 
हरा, पतली कमर वाला, मूत्रकः वेदूय नामक मणि, 
~ मूत्रकम्‌ गदायुद्ध में पेतराबदल चाल--महा० 
९।५८।२३,-- लोभिका सफ़ेद दूब,-वरम्‌ गाय के 
गोबर का चूरा,--विषाणिकः गाय के सींग से निमित 
एक संगीत उपकरण (इसे “शुंग” भी कहते हैँ) 


_महा० ६।४४।४,-कावित्री गायत्रीमंत्र, हरणम्‌ 


दे० गोग्रहणम्‌' । 

गोम्‌ ( (चक पर०) गोबर से लीपना, गोबरी फेरना । 

` गोमत्‌ (वेद०) [गो--मतुप्‌] गौओं से समृद्ध स्थान । 

गोमयपायसीयन्यायः (पुं०) एक ही स्रोत से उत्पन्न दो 
वस्तुओं के गुणों की भिन्नता-जैसे, दूध और गोबर । 

गोमिन्‌ [ गोम्‌--णिनि ] वैश्य--गोमिनः कारयेत्करम्‌ 
--महा० १२1८७३५ । 

गोजिकाणः (पुं०) एक प्रकार का घोड़ा (गोजिकण' 
नामक स्थान में पैदा होने के कारण यह नाम पडा) । 

योजी (स्त्री) नासापट, नासिका के बीच का पर्दा । 

गोणः [ गुण्‌ | घडण, ] बेळ । 

गोणी [ गोण+-डीप्‌ | गाय । 

गोलकीड़ा (स्त्री०) गेंद से खेलना, गेंद का खेल । 

गोलदीपिका ज्योतिष के एक ग्रन्थ का नाम । 

गोलशास्त्रम्‌ (नपु०) 1. भूगोल 2. गणित ज्योतिष । 

गोच्यः मेनाक पर्वत । 

गौडपादः 'अद्वेतवाद' पर लिखने वाला प्रसिद्ध लेखक । 

गोडमालबः (पुं०) संगीतशास्त्र के एक राग.का नाम । 

गोधारः,-धेयः,-धेर: (पुं) गोह (जो प्रायः वृक्षों की 
दरारों में पाई जाती है) । 

गौराङ्गः [ब० स० ] 1. शिव 2. श्री चैतन्य देव, सन्त 
और गायक । 


गौरी [ यौर--डीष्‌ ] 1. एक नागकन्या 2. एक नदी का 
नाम 3. रात 4. पार्वती । सम०-- पुजा माघ मास 
के शुक्लपक्ष के चौथे दिन मनाया जाने वाला पर्व । 

गोह्यक (वि०) [ गुह्मक--अण्‌ ] गुह्यको से संबंध रखने 
वाला । 

ग्रन्थिः [ ग्रन्थ्‌ +-इन्‌ ] 1. पुस्तक का कठिन स्थल-- ग्रन्थ- 
ग्रन्थिं तदा चक्रे मुनिर्गूढं कुतुहरात्‌--महा० १।१।८० 
2. घण्टी, जंग-कथा० ६५१३५ । सम० -- वरक: 
एक प्रकार का फौलाद, इस्पात । 

ग्रन्थिकः [ प्रन्यि--के--क] बाँस का अंकुर । 

ग्रन्यिकम्‌ (नपु०) 1. पीपलामूल 2. गुग्गुल । 

ग्रासप्रमाणम्‌ [ ग्रस्‌+-घञ्ञ्‌ =प्रासस्य प्रमाणम्‌-ष० 
त० ] एक ग्रास का माप । 

ग्रहः | ग्रह --अच्‌ ] 1. युद्ध की तैयारी 2. अतिथि-यथा 
सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते--महा १३।१००। 
६। सम०--अग्रेसरः चन्द्रमा, -- कुण्डरिका, चक्रम्‌, 
~ स्थितिः जन्मकुण्डली, किसी भी समय ग्रहों की 
बताई हुई दशा,--गणितम्‌ फलित ज्योतिष का गणित 
भाग, ग्रामणी सूर्य, चारनिबन्घः ज्योतिष के एक 
ग्रन्थ का नाम, लाघवम्‌ ज्योतिष के एक ग्रन्थ का 
नाम,--स्वरः संगीत गान का पहला स्वर । 

प्रहणीकेपाटः [ ष० त० ] अतिसार की औषधि । 

प्राहः [ ग्रह --घव्य | 1. मूठ 2. लकवा । 

प्रायम्‌ [ग्रह्‌ --प्यत्‌ ] ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संकल्पना का विषय । 

ग्राह्यः [ ग्रह +-ण्यत्‌ | एक ग्रस्त ग्रह । 

प्रामः [ ग्रस्‌ +-मन्‌, आदन्तादेशः ] 1. गाँव, पल्ली 2. वंश, 
समुदाय 1. समुच्चय, सग्रहं! सम०--कायस्थः 
ग्रामीण रिपिक,-- गृह्यकः गांव का बढई,--णीः (पुं० ) 
सूर्य के अनुचरों का नेता, उपदेवता,--धर्मः गाँव की 
प्रथा,रीतिरिवाज,-धान्यम्‌ गाँव में उत्पन्न अन्न, 
~ पुरुषः गांव का मुखिया,- विशेषः संगीत का 
विशिष्ट स्वर--स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूछंना--शि०, 
"बद: गाँव का बड़ा बूढा - प्राप्यावन्तीनुदयनकथा- 
कोविदभ्रामवृद्धान्‌ - मेघ० ३०। 

प्राम्यवादिन्‌ (पुं०) गाँव का आसेधक, गाँव की ओर से 
बोलने वाला--ते सं० २।३।१।३ । 


प्रामेककम्‌ (नपुं०) चन्दन का एक भेद । 


ग्रीष्म (वि०) {ग्रस्‌ +मनिन्‌ ] गमं, उष्ण। ग्रीष्मः 
(पुं) ग्रीष्म ऋतु । सम०--वनम्‌ उपवन या 
वाटिका जो ग्रीष्म ऋतु का विश्राम स्थल हो-कथा० 
१२२।६५,-- हासम्‌ गुम्फमय बीज जो ग्रीष्मतु में हवा 
में इधर उधर उडते है । 

ग्लपनम्‌ [ ग्ल॑-.- णिच्‌ +-ल्युट्‌,ुक्‌ हस्वरच ] 1. मुर्झाना 
कुम्हलाना 2. विश्राम करना-- सान्दरोद्यानदरुमाग्रग्लपन- 
पिशुनितात्यन्ततीब्राभितापः--रत्ना० ४।१४। 


( १२६५ ) 


व्लपित (वि०) [ ग्ले+णिच्‌--क्त, पुक्‌, ह्ुस्वश्च ] 
1. क्रान्त, झुलसा हुआ, छितराया हुआ--कि० १४ 


६४, रघु० १६1३८ 2. टुकड़े टुकड़े किया हुआ 
-लाजुलग्लपितग्रीवा:--रा० ७७४७ । 


ध 


घटः [ घट्‌ +-अच्‌ | 1. सिर--समाघिभेदे ना शिरः कूट- 
कटेषु च-मेदिनी०, महा० १।१५५।३८ 2. मिट्टी 
का जलपात्र 3. कुम्भराशि। सम० - उदरः गणेश 
का नाम,--कञ्चुकि (नपुं०) तान्त्रिक और शाक्तो 
की एक रस्म (इसमें विभिन्न महिलाओं की चोलियाँ 
एक घड़े में डाल दी जाती हैं और फिर उपस्थित 
महानुभावों में से प्रत्येक एक एक चोली निकालता हैं, 
तथा जिस महिला की वह चोली होती हुँ, उसके साथ 
उस पुरुष को संभोग करने की अनुमति ह) योनिः, 
--भवः, -जन्मा अगस्त्य मुनि । 

घटा [ घट्‌ भावे अड, स्त्रियां टाप्‌ ] लोहे की प्लेट जिस 
पर आघात करके समय की सूचना दी जाती हूं । 

घटिकामण्डलम्‌ (नपुं०) विषुवद्धत्त । 

घटिकायन्त्रम्‌ (नपुं०) घंटा । 

घटीयन्त्रम्‌ (नपुंश) 1. रहट, पानी निकालने का यन्त्र 
2. अतिसार- भाव० ७।१६।२४ । 

घट्टित (वि०) [घट्ट "रक्‍त 11. मण्डयुक्त, कलफदार 
__पञ्च० ६३ 2. दबाया हुआ, भींचा हुआ, 
पीसा हुआ। 

घण्टाकर्णः (पु०) 
का नाम । 

चष्टारकः (पु०) [ ष० त० ] 1. घण्टे की आवाज. को- 
दण्डघण्टारवः--हनु० 2. सण की एक जाति--घष्टा- 
रवः शणसुमे घण्टानादे'"` `" "नाना ० । 

चष्टिका (स्त्री०) [ घण्ट्‌+-ण्वुलू, इत्वम्‌ | काग, काकल, 
उपजिह्वा । 

घण्टालः [ घण्ट्‌-- आलच्‌ ] हाथी सूक्ति० ५।६६। 

घण्टिकः [ घण्ट -ठडा, | घड़ियाल, मगरमच्छ । 

घन (वि०) [हन्‌ मूर्ता अप्‌, घनादेशश्च | 1. सघन, 
दृढ़, ठोस 2. मोटा, सटा हुआ 3. पूर्ण विकसित 
4. गहरा 5. निर्वाध 6. स्थायी 7. पूर्ण,--घनः (पुं०) 
1. बादल 2. लोहे की गदा 3. शरीर 4. समुच्चय 
5. वेद का सस्वर पाठविशेष, घनम्‌ (नपुं०) 1. घंटा, 
जंग 2. लोहा 3. खाल, वल्कल | सम०- अरु 
मोटी जंघाओं से युक्त महिला - कुरु घनोरु पदानि 
शन: शर्न:--वेणी० २२०, --क्षम (वि०) हेथोड़े 
के आघात के उपयुक्त--भाव० ६।२६।५३,-- मानम्‌ 
किसी रचना या निर्माण का बाहरी माप,--संवृत्तिः 
कड़ी गोपनीयता । 


1. शिव का एक गण 2. एक राक्षस 


घनता, | घन--तलू-+त्व ] 1. सघनता, सटा होना 

घनत्वम्‌ |2. दृढ़ता, ठोसपना । 

घर्घरः (पु०) [ धृ+-यङ--लूक्‌ +-अच्‌ ] मन्दिर का एक 
विशेष प्रकार का निर्माण । 

घमं (वि०) [ घृ‡ मक्‌, नि० गुणः ] गर्म,- मः (पुं०) 
1. गर्मी 2. ग्रीष्म ऋतु 3. पसीना 4. प्रवग्यं संस्कार 
5. एक देवता का नाम--घर्में: स्यादातपे ग्रीष्मे 
प्रवग्ये देवतान्तरे । सम०--जातिः पसीने से उत्पन्न 
जीव, दे० 'स्वेदज' । 

घर्षणालः [ घर्षण +-आलच्‌ ] पीसने वाला, बट्टा, लोढी । 

घाटणम्‌ [ घट्‌-णिच्‌ + ल्युट्‌ | चटखनी, कुंडा । 

घातः [ हन्‌ +णिच्‌+- घञ्न, ] हण्टर लगाना कोशाघिष्टि- 
तस्य कोशावच्छेदे घात:--कौ० अ० २।५। सम? 
--कृच्छम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का मूत्ररोग, दिवसः 
अशुभ दिन, जन्मनक्षत्र से सातवा नक्षत्र । 

पो [ घुण +-क=घुण+क्षण (अद्‌) (भुज्‌) -- क्त] 

घुणजग्घ, [कीड़े से खाया हुआ, घुण लगा हुआ श्रीनिमित 

घुणभुक्त |... प्राप्तघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यमलं ममार्ज-शि० 
३1५८ । 

घुमघुमित (वि०) [ घुमघुम इतच्‌ ] सुगन्धित, सुरभित, 
खुशबूदार । 

धुष्टान्नम्‌ (नपुं०) ढिंढोरा पीट कर सबको अन्नदान 

करना - मनु० ४२०९ । 

(वि०) [ घृञ-क्त ] 1. छिड़का हुआ 2. चमकीला, 

--तम्‌ (नपुं०) 1. घी 2. मक्खन 3. शराब मधु- 

च्युतो घृतपृक्ता -- महा० १।९२।१५। सम? --अक्त 

(वि०) घी से चुपड़ा हुआ, घी से युक्त,- गन्धः 

घोड़ों का एक भेद जिसमें घी की सुगन्ध आती ह, 

--प्राज्:, - प्राजनम्‌ घी पीना -प्लुत (वि०) घी से 

चुपड़ा हुआ,--हैतुः मक्खन । 

घृणा | घुस नक्‌ ] शर्म की भावना । 

घुणिन्‌ [ घुण--इनि ] लज्जालु, शर्मीला । 

घोणा | घुण न अच्‌+टाप्‌ ] 1. (उल्लू की) चोंच 2. (रथ 
में) पहिये की नाभि । 

घोषः [ भुष्‌+-घञा | सस्वर पाठ, मन्त्रोच्चारण--शुश्राव 
ब्रह्मघोबांश्च विरात्र ब्रह्मरक्षसाम्‌ ` -रा० ५ सम० 
-_ यात्रा सामूहिक रूप से गोपालों के स्थान पर 
जाता, सामूहिक तीर्थ यात्रा, वर्ण घोष प्रयत्न वाला 
अक्षर, स्वन युक्त या निनादी अक्षरः, - वद्धः ग्रामीण 


घृत 


( १२६६ 


शवाले--हँयङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्‌--रघु० | प्राण 


१४५ | 
अंस्‌, श्रेसः (वेद०) [ घ्रंस्‌ + क्विप्‌, अच्‌ वा] सूर्यं की 
गर्मी, चिलचिलाती धूप । 


चकोरदृश्‌,- -अक्ष (वि०) [ ब० स० ] चकोर जैसी आँखों 
बाला, सुन्दर आँखों वाला--अनूचकार चकोरदुशां 
यतः शि० ६।४८। 

चक्रम [ कियते अनेन, कृ घञर्थे क, नि० द्वित्वम्‌ ] 1. गाडी 
का पहिया 2. कुम्हार का चाक 3. गोळ तोक्ष्ण अस्त्र 
4. तेल का कोल्ह 3. वृत्त। सम०- अरः, -- अरम्‌ 
पहिये का अरा, अझ्मन्‌ एक प्रकार का पत्थर फेंकने 
का यंत्र, - ईश्वरी जेनियों की विद्य! देवी, सरस्वती, 
= गनः गरजता हुआ बादल, - बर्मन्‌ कश्मीर के एक 
राजा का नाम राज० ५।२८७। 

चक्षुष्यम्‌ [ चक्षुष्‌ - यत्‌ | आँखों के लिए मल्हम । 

चञ्चूयंमाण (वि०) अभिष्टता पूर्वक अंगविक्षेप करने वाला, 
अश्लील इंगित करने वाळा--भट्रि> ४।१९। 

खटकामुखः [ ब० स० ] एक विशेष प्रकार का बाण | 

चदुलय्‌ (ना० धा० पर०) इधर-उघर घूमना--चड्चू पुटं 
चटुलयन्ति चिरं चकोरा:--भामि० ८९।९९। 

चतुर्‌, (सं० वि०) [ चत्‌ उरन्‌ ] (रचना में 'चतुर्‌' का 
“र बदल कर विसगं, श्‌, ष, या स्‌ हो जाता है) 
चार । सम० अङ्गिकः (चतुरङ्गिकः) एक घोडा 
जिसके मस्तक पर बालों के चार धूंधर लहराते हों, 
--काष्ठम्‌ (चतुष्काष्ठम्‌) (अ०) चारों दिशाओं मे, 
-~चित्यः (चतुर्चित्यः) उभरी हुई वर्गाकार बनी 
चाँतरी--महा ० १४।८४।३२, - पादम्‌ (चतुष्पादम्‌ ) 
धनुविज्ञान जिसमें चार (ग्रहण, धारण, प्रयोग और 
प्रतिकार) भाग होते हैं, मेघः (चुमेर) जिसने 
चार बड़े यज्ञों अश्वमेध, पुरुषमेघ, पितुमेघ और 
सवंमेष का अनुष्ठान सम्पन्न कर लिया हैं, सनः 
(चतुस्सनः) सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार 
नाम के चारों रूप धारण करने वाला विष्णु । 

चतुष्क (वि०) [ चतुरवयवं चत्वारोऽवयवा यस्य वा कन्‌ ] 
1. चार की संख्या से युक्त, ष्कम्‌ चार पायो वाळा 
स्टूल, चौकी । 

चन्दनपडू: [ ष० त० ] चन्दन का लेप --हुताशनरचन्दन- 
पद्धुशीतल:--भोज० । 

अन्दर (वि०) [ चन्द +णिच्‌+-रक्‌ ] 1. चमकीला, उज्ज्वल, 
देदीप्यमान 2. सुन्दर,-भः (पुंश) 1. चन्द्रमा, चाँद 


) 


(वि०) | धा--क्त ] सूंघा हुआऑ,--ण:,--णम्‌ 
1. गन्ध 2. गन्ध आना 3. नाक । स० णणपुटः नथुना, 
स्कन्दः नाक बजाना, सिनकना । 


2. कपूर 3. मोर की पूंछ का चन्दा 4. पानी । सम० 
_ कला एक प्रकार का ढोल, - कुल्या एक नदी का 
नाम,--प्रज्ञप्तिः (स्त्री) जैनियों का छठा उपाङ्ग, 
प्रासादः चबूतरा, खुली छत । 

चन्त्रटः (पुं) आयुर्वेद विषय पर प्राचीन ग्रन्थकर्ता “सुश्रुत 
भूमिका । 

चन्द्रा ( स्त्री ) गाय॒ मी» सू० १०।३।४९ पर शा० 
भा०। 

चपेटी (स्त्री०) भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का छठा दिन । 

चमकसूक्तम्‌ (नपुं०) वेद का एक सूक्त जिसके प्रत्येक 
मन्त्र में 'च मे' की आवृत्ति की जाती हूँ । 

चमसोद्धदः (पं०) एक तीर्थस्थान जहाँ से सरस्वती नदी 
निकलती हैं । 


चम्पा (स्त्री?) अङ्गदेश की राजधानी (वर्तमान 
भागलपुर) । 
चयाट्टः (पु०) वप्र, बुर्ज --चयाट्टमस्तकन्यस्तनालायन्त्रसु- 


दुर्गमे - शिव० ९५१ । 


चरः [ चर्‌--अच्‌ ] वायु, हवा--क्वाहं तमोमहदहंख- 
चराग्निवार्भूसवेष्टिताण्डघट सप्तवितस्तिकायः--भाग ० 
१०।१४।११। सम०- गृहम्‌ मेष, कर्क, तुला और 
मकर के घर । 

चरकः य भारतीय आयुर्वेद का एक प्रवर्तक तथा 
चरकसंहिता का लेखक । 

धरणम्‌ [ चर्‌--ल्युट्‌ ] 1. ब्रह्मचर्यं के कड़े नियमों को 
पालन करने वाला अध्येता-महा० ५1३०७ 2. प्र! 
सम०--उपधानम्‌ पायदान, व्यूहः एक ग्रन्थ जिसमें 
वेद की शाखाओं का वर्णन हे । 

चर्चुरम्‌ (नपुं०) दाँतों के कटकटाने का शब्द--मिश्रं 
दघहशनचर्चु रशब्दमश्व:--शि० ५।५८ । 


चर्पटः [ चृप्‌ + अटन्‌ ] चीवर, चिथड़ा । 

चर्मम्णः (पुं) (वेद०) चमड़े का कवच धारण करनवारूा 
योद्धा चमम्णा अभितो जनाः -ऋक्‌० ८।५।३८ । 

चर्मरङ्गाः (पुं० ब० व०) मध्य भारत की एक जाति 
—बृ° स० १४। 

चलबदद्भः [ चलत्‌ +-अङ्ग | एक प्रकार की मछली । 

चलद्वियः (पृं) कोकिला, भारतीय कोयल । 


( १२६७ ) 


आाक्षुष्पस { चाशुष्‌ | यत्‌ ] एक प्रकार का आँखों का 

अंजन ! ७ 

चातुरः [ चतुर्‌ एव, स्वार्थ अण्‌ ] एक छोटा गावदुम 
तकिया । 

चातुरन्त (वि०) [ चतुरन्त--अण्‌ ] चारों समुद्रो तक 
समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने वाला । 

चातुरीरः [चातुरी -]-कप्‌] 1. हंस 2. एक प्रकार की बत्तख 
कॅलहसे च कारण्डे चातुरीकः पुमानयम्‌ ---नाना०। 

खारः [ चर एव, अण्‌ ] 1. गति, चाळ, भ्रमण 2. पैदल 
सेर करना 3. कारागार 4. हथकड़ी बेडी 5. पीपली 
का वृक्ष, प्रियाल का पेड़ । 

चार्या (स्त्री) 1. पथ, मागं, आठ हाथ चौडी सड़क 
-कौ० अ० १।३। 

चार्वाक: [ चारः लोकसंमतं वाकोवाक्यं यस्य --पृषो० ] 
दर्शनशास्त्र की चार्वाक शाखा का अनुयायी । 

[ कितूनसन्‌ + अ, स्त्रियां टाप्‌ ] दण्ड--प्रम- 
सस्य ते करोमि चिकित्सा दण्डपाणिरिव जनतायाः 
—भाग० ५।१०।७ । 

खिकित्सु (वि०) [ कित्‌ +-सन्‌-+ उ ] बद्धिमान्‌ चालाक 
--अथ्‌० १०।१।१ । 

चिञ्चाम्छम्‌ [ ष० त० ] इमली से तैयार किया गया जूष 
या झोल । 

चित्तम्‌ [ चित्‌ ‡-क्त ] 1. हृदय, मन 2. ज्ञान- चित्त 
चित्तादुपागम्य मुनिरासीत संयतः । यच्चित्तं तन्मयो 
बव तत - महा० १४।५१।२७। सम० 
ऱ्या (वि०) दिल में प्ररक्षित चित्तापितनैषधे- 
दइवरा-नैषध० ९।३१,- नाथः हृदय का स्वामी 
-“चित्तनाथममिशज्ितवत्या -शि० १०२८ । 

चित्तिः (स्त्री०) [ चित्‌--क्तिन्‌ ] 1. मानसिक अवस्था 
आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते--महा० 


३।२६३।१० 2. ज्ञानेन्द्रिय - यं चेकितानमनु चित्तव 
उच्चकन्ति--भाग ० ६।१६।४८ 3. संध्यान, मनन 
चित्तिः स्रुक्‌ चित्तमाज्यम्‌ --ते० आ० ३।१। 

चित्य (वि०) [ चिता--यत्‌ ] चिता से संबंध रक्षने 
वाला - चित्तमाल्याङ्गरायरच आयसाभरणोऽभवत्‌- 
रा० ६।५८।११। 

चित्रम्‌ [ चित्र--अच्‌, चि ‡ष्ट्न्‌ वा ] कमल का फूल 
~-मङ्करे तिलके हेम्नि पे नपुंसकम्‌ - नाना» । 

चिन्तामणिः (पुं ) एक प्रकार का घोडा जिसकी गर्दन पर 
बालों का बड़ा घूंघर हो । 

चौचीकूसी (स्त्री”) अनुकरणमूलक शब्द जो पक्षियों के 
कलरव को प्रकट करता हूँ । 

चोनदारु: (पु०) दारचीनो । 

चीरल्लिः (१०) एक प्रकार की बडी मछली । 

चीरी (स्त्री) [ चीरि+ङीष्‌ ] झीगुर, (“खोरीबाक: 
भी) इसी अथं में प्रयुक्त होता हँ । 

चोदना [ चुद्‌ + युच्‌ टाप्‌ | (पूर्वमीमांसा में) अपूर्व 


नामक श्रेणी --चोदनेत्यपुर्व ब्रूमः मी० सू ७।१।७ 
पर शा० भ० ३ 

चुमचुमायनम्‌ (नयं) किसी घाव में खुजलाहट होना 
= सुश्रुत? १।४२।११। 


खुमुरिः (पुं) एक राक्षस का नाम । 

चेरिका जुलाहों की एक उपनगरी --तेदेव चेरिका प्रोक्ता 
नागरी तन्तुवायभूः -- कामिकागम २०।१५।६६, मान» 
१०।८५--८८ । 

चेत्याग्नि: [ प० त० ] पुनीत अग्नि, यज्ञीय अग्नि--पञ्च० 
१।६ । 

चोणेंय (वि०) [ चूर्णा--ढक्‌ ] केरल प्रदेश के पास 
'चूर्णा' नामक नदी से प्राप्त मोती कौ० अ० २।११। 

च्यवन: (पुं ) [च्यू+णिच्‌ +ल्युट्‌] एक ऋषि का नाम । 


छत्रोकु (छत्र+च्वि--तना० उभ०) छत्री की भाँति 
प्रयुक्त करना ! 


छन्दस्‌ (नपु०) [छन्दयति-छन्द्‌ + असुन्‌ ] एक पर्व, त्योहार | छिद्रम्‌ [ छिद्‌--रक्‌] 1. प्रभाग- 


~ वेदे वाक्ये वृत्तभेदे उत्सवेऽपि नपुंसकम्‌ -- नाना०। 
छम्बडूरभ्‌ (अ०) विफल कराने के लिए, जिससे कि 
सफलता न मिले कथा० १२।४। 
छम्बट्कर (वि०) [ छम्बट्‌ +कृ~-अच्‌ } नष्ट भ्रष्ट करन 
वाला, - करी (स्त्री०)- एवा घोरतमा सन्ध्या लोक- 
छम्ब (म्फ) ट्गरी प्रभो - भाग० ३।१८।२६। 
छम्बट्कारः [ छम्बट्‌ +- कृ -घञ्य्‌ ] नाश, ध्वंस, विनाश । 
छल; [ छल्‌ +अच्‌ ] एक प्रकार का झगड़ा जिसमें असं- 
गत तको का प्रयोग किया जाय । 


छाया [ छो+य-+दाप्‌ ] प्राकृत मूल पाठ का संस्कृत 
भाषान्तर । 

भूमिछिद्रविधानम्‌ 
--कौो० अ० २२ 2. स्थान भाग० ६।२६।३४ 
3. आकाश, अन्तरिक्ष --माग ०. १२1४1३० । 

छेबनम्‌ [ छिद्‌+-ल्यट्‌ ] आयुर्वेद में एक प्रकार की शल्य- 
प्रक्रिया । 

छुज्छुः (१०) एक प्रकार का जन्तु-- बृ ० सं० ८६1३७ । 

छुरितम्‌ [ छ्र्‌+-क्त ] काट, खरोंच । 

छुरिका ( स्त्री») वाझ गाय ! 

छला (फेला) भवन के आधारगतं में बना वकाकोष्ठ व; 
तहुस्वाना--कामिकागम० ३१।७४ । 


( १२६८ ) 


जगद्गुरुः | ष० त० ] श्री शंकराचार्य का नाम । 

जगच्चन्द्रिका (स्त्री) ब्रह्मसंहिता पर भट्टोत्पळकृत एक 
टीका । 

जगच्चित्रम्‌ (नपुं०) विश्व का एक आइचर्य -- पश्येदानीं 
जगच्चित्रम्‌ -रा० ७1३४९ । 

जयतीपतिः [ ष० त° ] शासक, राजा त्रिःसप्तकृत्वो 
जगतीपतीनाम्‌ . कि० ३1१८ | 

जडघापथः (पुं०) पगडण्डी । 

जडघाबलम्‌ [ ष० त० ] दुम दबा कर भागना । 

जटापाठः (पु०) वेद मन्त्रों के मूलपाठ को सस्वर पढ्ने 
की एक रीति । 

जटावल्लभः (पं०) 'जटापाठ' की प्रणाली से वेदपाठ करने 
में प्रवीण विद्वान पुरुष । 

जनः  जन्‌--अच्‌ | 1. प्राणधारी, जीव 2. मनुष्य 
3. एक व्यक्ति 4. राष्ट्र, जाति । सम०--आश्षयः 
विष्णुकुण्डी वंश के राजा की उपाधि, जिसे ज्ञानाश्रयी 
छन्दोविचिति का प्रणेता समझा जाता है, -- जल्पः 
लोकोक्ति, कहावत, किवदन्ती, --मार: महामारी । 

जनंसह (वि०) छोगों का दमन करने वाला--सत्रासाहो 
जनभक्षो जनंसह--ऋक्‌ ० २।२१।३। 

जपत्‌ (वि०) [ जप्‌--शत ] सन्यासी (साधारणतः 'जपतां 
वर: प्रयोग प्रचलित) । 

जम्बुमालिन्‌ (१०) रावण की सेना के एक राक्षस का 
नाम । 

जम्भसाधक (वि०) आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाळा--इति 
ते कथयन्ति स्म ब्राह्मणा जन्मसाधकाः--महा० ५। 
६४।२० । 

जम्भकः | जम्‌ प्वल, नुम्‌ ] 1. द्रोही, विश्वासघाती 
- साधु भो जम्भक साधु--दूत० 2. औषधोपचार 
न. ५।६४।१६ । 

जयन्तिः (स्त्री०) तराजू की डण्डी । 

जर्भरि (वि०) (वेद०) सहारा देने वाला- सृण्येव जर्भरी 
तुर्फरी तु -ऋक्‌० १०।१०६।६। 

जरूम्‌ [ जल्‌ +अच्‌ ] 1. पानी 2. सुगंधयुक्त औषध का 
पौधा 3. गाय का भ्रूण । सम०--आगमः वर्षा ऋतु, 
--प्रपातः झरना, शर्करा ओला, करका,--ख्रावः 
आँख का एक रोग । 

जलाषभेषज (वि०) [ब० स०] उपचारक औषधियाँ 
रखने वाला--रट्रं जलाषभेषजम्‌ --ऋक्‌० १।४३।४। 

जवस्‌ (नपुं) [ जव्‌+-असुन्‌ | (वेद०) गति, चाल, 
शीघता, पवोभिजंन्ये अपां जवांसि-ऋक्‌० ४।२१।८। 

जातकचक्रम्‌ (नप्‌ं०) जन्मकुंडली, जन्मपत्रिका । 

जातिक्षयः [ प० त० ] जन्म का अन्त, जन्म से मुक्ति 
=-बु० च० १।७४। 


ज्‌ 


जातियृद्धिः (स्त्री०) | जातिञ-गृध्‌{-क्तिन्‌ ] जन्म लेना 
~ जातिगृद्धघाभिपत्नाः - महा० ५।६०।९ । 

जातुभर्मन्‌ (वेद०) (वि०) सदेव पोषण करने वाला-.स 
जातूभर्मा श्रदधान ओज:--ऋक्‌ ० १।१०३।३ । 

जानराज्यम्‌ [ जनराज--ष्यञ््‌ ] प्रभृसत्ता-वाज० ९।४०। 

जानश्षुतिः (पुं०) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वणित एक राजा 
का नाम । 

जामदग्न्यः [ जमदग्नि--अण्‌ ] परशुराम । 

जामातृबन्धकम्‌ (नपुं०) स्त्रीधन, दहेज 1 

जारणम्‌ [ जृ+-णिच्‌+-ल्युट्‌ ] 1. क्षीण करना 2. धातुओं 
पर जारेय की पर्त चढ़ाना । 

ज्ञारूथ्य (वि०) 1. स्तुति के योग्य - निरगँलान्‌ सजारू- 
थ्यान्‌-महा० ९1४९1३ 2. जिसमें तीन बार दक्षिणा 
दी. जाय -- जारूथ्यान्‌ न्रिगुणदक्षिणानित्यर्जुनमिश्रः 
महा० ३।२९१।७० पर टीका 3. आमिषोपहार 
में समृद्ध । 

जालकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का वृक्ष--भाग० ८।२।१९। 

जालोरः (पुं) कश्मीर में एक अग्रहार--विहारमग्रहारं 
च जालोराख्यं च निर्ममे--राज० १।९८। 

जयः | जि--अच्‌ ] 1. महाभारत का एक विशेषण--देवीं 
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌-महा० १।१।१ 
2. जयजयकारों से पूर्ण विजय -. जयेन वर्धयित्वा च 
~ रा० ७।२३।३। सम०-- (अजय) ><जयाजयो 
(--अपजयोौ) जीत तथा हार, --गत (वि०) जीतने 
वाला, विजयी - उरक्तविपरीतलक्षणसंपञ्नो जयगतो 
विनिदिष्टः -- बृ० नं० १७1१० । 

जितहस्त (वि०) [ ब० स० ] जिसने अपने हाथ को 
अभ्यस्त कर लिया हुँ । 

जित्यः [ जि+क्यप्‌ ] एक उपकरण जिसके द्वारा जुते हुए 
खेत को समस्तर किया जाता हूँ । 

जिल्लिकाः (ब० व० ) एक राष्ट्रका नाम--महा० ६। 

९५९] 

जिह्मतर (वि०) [त० स० ] जो आलसी न हो- जिह्मो- 
तरंब्रेह्म तदप्यवाप्यम्‌ नै» ३६३ । 

जिह्यित (वि०) [ जिह्म +इतच्‌ ] 1. व्याकुल - परिश्रम 
जिह्यितेक्षणम्‌ -कि० १०१० 2. टेढ़ा बनाया हुआ, 
झुका हुआ (जैसा कि 'जिह्मगति' में) । 

जोमूतप्रभः [ ब० स०] एक प्रकार का रतन--कौ० 
अ० २११! 

जोवकोशः (पुं०) सूक्ष्म 
१०८२॥४८ । 

जोवन्तिका (स्त्री०) [ जोप्‌-+-शत्‌ -+-डीपू, कत्‌, हस्वश्च ] 
1: सद्योजात शिशुओं की देखभाल करने वाली देवी 
2. एक पौधे का नाम । 


शरीर, लिङ्गशरीर भाग० 


( १२६९ ) 


जीविका (स्त्री०) [ जीव्‌ +-अकन्‌, अत इत्वम्‌ ] जिन्दगी 
--कृपणा वतंयिष्यामि कथं कृपणजीविका -रा० २) 
२०४७] 

जुकुटम्‌ (नपुं०) सफ़ेद बैंगन का पौधा । 

जुगुप्सितम्‌ [ गप्‌+ सन्‌ +क्त ] घृणित कार्य, अरुचिकर 
कृत्य--कर्म जुगुप्सितेन - भाग० १।७।४२ । 

जूये (वेद०) (वि०) [ जूर्स-य | पुराना --ऋक्‌ ६।२।७। 

जोषवाकः (पुं०) निरथंक बात करना--जोषवार्क वदतः 
~~ऋक्‌० ६।५९।४ । 

जतिः (स्त्री०) [ जू+-क्तिन्‌ ] मन का संकेन्द्रीकरण-ऐत ० 
उ० ५।२। 

जैमिनिः (पं) एक प्रसिद्ध मुनि जो दर्शन शास्त्र की 
पूर्वमीमांसा के प्रवर्तक थे । सम०--भागवतम्‌ भाग” 
बत का आधुनिक संस्करण,--भारतम्‌ महाभारत 
का आधुनिक संस्करण, - झाखा सामवेद की एक 
शाखा,--सूत्रम्‌ एक ग्रन्थ का नाम । 

जमिनीय (वि०) [ जमिनि+छ ] जेमिनी द्वारा रचित, 
या उनसे संबद्ध । 

जैयटः (पुं) कंयट के पिता का नाम । 

जोन्ताला (स्त्रीश) जौ। 

जोषम्‌ (अ०) [ जुष्‌--घञ्ञ, ] चुपचाप, जैसा कि ('जोष- 
मास्व'==चूप रहो) में । 

जोष्य (वि) [ जुष्‌ ‡-ण्यत्‌ ] प्रिय, स्नेहाहं । 

ज्ञंमन्य (वि०) अपने आप को बुद्धिमान्‌ समझने वाला । 

ज्ञातान्वयः (१०) प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होने वाला पुत्र । 

ज्ञातिवेलम्‌ (नपुं०) नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति - विभिन्न 
कर्माशयवाक्‌ कुले नो मा ज्ञातिचेलं भुवि कस्यचित्‌ 
भूत्‌--भट्टि० १२७८ । 

शातिप्रायः (पुं०) संबन्धियों के लिए आहार, जातिभोजन 
--प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ --मनु ० 
३1२६४ । 

ज्ञानम्‌ [ज्ञा--ल्युट्‌ ] जानकारी का साधन--मै० सं० 
१।१।५ 2. सम्मति--बलदेवस्य वाक्यं तु मम ज्ञाने न 
युज्यते-महा० ५।४।३। सम० -अग्निः ज्ञान की 
आग - ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन 
--भग० ४।३७,--घनः (पुं०) शुद्धज्ञान, केवलज्ञान 
---निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च - भाग० 


झञ्झानिलः (पुं)) ओलों की बौछार, आंधी के साथ 
ओलों का पड़ना । 

झम्पः, झम्पा [ झम्‌--प, स्त्रियां टाप्‌ | 1 उछल-कूद 
2. मछली । सम० अशिन्‌ (पुं०) मत्स्याद, मछली 


झ 


८।३।१२,- पुवे (बि०) खूब सोचा हुआ, पहले से 
पूरी जानकारी प्राप्त किए हुए, वृद्ध (वि० ) ज्ञान 
या जानकारी में बडा-बूढा । 

ज्ञानिन (वि०) [ ज्ञान+इनि ] बुद्धिमान्‌, समझदार, 
--[पुं०) बुघ ग्रह- ज्ञानी सर्वज्ञसौम्ययोः-- नाना०। 

ज्मन्‌ (वै०) पृथ्वी पर, धरती पर (केवल अधि० में 
प्रयोग) - अभिऋत्वेन्ध भूरधज्मन्‌-ऋक्‌ ० ७२१६ । 

ज्या [ ज्या+-भङ+-टाप्‌ | 1. एक प्रकार की लकड़ी की 
सोटी 2. सेना का पूष्ठभाग--ज्या भूमिमौर्व्योः 
शम्यायां वाहिन्याः पृष्ठभागके - नाना० । 

ज्येष्ठः [ वृद्ध ( प्रशस्य) |-इप्ठन्‌, ज्यादेशः ] 1. सबसे 
बड़ा 2. सर्वोत्तम 3. उच्चतम,-- (पुं) एक चांद्र 
मास का नाम। सम०--राज्‌ (पु०) प्रभुसत्ता 
संपन्न राजा--ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणां ब्र्मणस्पति--कऋक्‌० 
२।२३।१,~ सामन्‌ एक विशेष साम । 

ज्येष्ठा (स्त्री) 1. लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन वारुणौ 
2. एक देवी का नाम! 

ज्योक्‌ (अ०) (वेद०) चिरकाल तक, दीर्घ समय तक 
--ज्योक्‌ च सूर्य दृशे -ऋक्‌० १।२३।२१। 

ज्योग्जीबनम्‌ (नपृ०) दीघंकाल तक जीना, लम्बी आयु 
होना । 

ज्योतिस्‌ (नपुं०) [ द्युत्‌ - इसुन्‌, आदेर्दस्य जः ] 1. प्रकाश, 
कान्ति, आभा, चमक 2. बिजली 3. गाय--मी० सू० 
१०।३।४९ पर शा० भा०। 

उरः [ ज्वर्‌+-थ ] 1. ताप, बुखार 2. मानसिक ताप । 
सम०--अन्तकः शिव का विशेष रूप,--अरिः उबर 
नाशक औषधि, हर (वि०) ज्वरप्रशामक, ज्वर 
नाशक । 

ज्वलनाइसन्‌ (पुं०) सूर्यकान्त मणि । 

ज्वाला [ ज्वल्‌4-ण~-टाप्‌ ] 1. आग की लपट, अग्नि- 
शिखा 2. दग्धान्न। सम०--मालिन्‌ (पुं) शिव 
देवता, - मालिनी (स्त्री ०) दुर्गा का एक रूप 
-जवालामालिनिकाक्षिप्तवह्िप्राका रमध्यगा-ललिता ०, 
---मुखो (स्त्री०) दुर्गा का एक विशेष रूप-- 
ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु--- 
--वाराह पुराण में देवीकवच०, रासभकामयः 
दाद, दद्रु । 


खाने वाला,--तालः एक प्रकार की संगीत की ताल, 
गायग की माप, - मुत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । 

झलज्क्षलः (झलझलः) (पुं) (अभूषणों की ) चौधिः 
याने वाली चमक | 


( १२७० ) 


झवराज: [५० त० ] मगरमच्छ । | शः 1. धुव तारा 2. समूह 3. अरुण देव । 
शाजूतरिन्‌ (वि०) [ ज्ाकार--इनि ] ञङ्कार’ घ्वनि को | झोः कर्ण का नाम | 
` करने वाला । झो: स्वर्ग । है 
शिः 1. चन्द्रमा की कला 2. बन्दर । | शौलिकम्‌ (नपुं०) 1. पान आदि रखने का बक्स, पानदान 
झिल्लिन्‌ (पुं०) एक वृष्णि का नाम । | 2. झोला, थला! 
झोः (पु० ) हाथी ¦ | 
क 
का; (पु० ). 1. गायक 2. 'गरगर' का शब्द 3. साँड 4. शुक्र 5. पाँच की संख्या । 
ट 


टङ्कः [ टडक्‌ +-घज्म , वा ] 1. टखना ~ङ्कोऽस्त्री टङ्कणे | टङ्कितं (वि०) [टड- कृ-क्त | बांधा हुआ -- नाकृष्टं 
गुल्फे - नाना० 2. (संगीत में) एक प्रकार का माप, न च टड्ित-हनु० । 
3. टकसाल । सम०--पतिः टकसालाध्यक्ष, --ज्ञाला टडुकतम्‌ [ टङक्‌+ क्त ] टङ्कार, टनटन । 
टकसाल । टोपरः (पुं ) छोटा थेला । 


ठ 
ठक्कः (पु ०) सौदागर, व्यापारी । | ठिष्ठा (स्त्री०) जूआघर--करद्धः स सम्यष्ठिण्ठायां कित- 
। वान्‌ स्वानभाषत--कथा० ९२1१२ १। 


ड़ 
डमरिन्‌ (१०) [ डमर+- इनि ] एक प्रकार का ढोल | मद चोटी--ने० २२५३ 2. झरोर-क्रोष्टा डिम्बं 
डम्बरः [ सम्ब्‌ --अरन्‌ ] उच्चस्वर का घोष | व्यष्वणद्‌ -शि० १८७७ 3. बुद्ध, जड़--राज० 
डिका ( स्त्री० ) एक बहुत छोटा पंखदार कीड़ा (जसें कि ७।१०७२ । 


। । डिम्भः [डिम्भ्‌+-अच्‌] पौधे का अंकुर, अँखुवा-नै० ८।२,। 
डिम्बः | डिम्ब्‌ । घडा ] 1. गुंजायमान शिखर, कोलाहल- | डेरिका (स्त्री०) छछूंदर । 


ढ़ 


ढक्कनम्‌ [ ढेक्क--ल्यट्‌ ] द्वार अन्द करना । , ढोकित (वि०) [ ढोक्‌ --क्त ] निकट लाया हुआ । 
ढबकारो (स्त्री०) दुर्गा की मूर्ति की तांत्रिक पूजा । | 


( १९७१ ) 


त 


तक्रम्‌ [ तक्‌न-रक्‌] छाछ, मठ्ठा! सम०--कूचिका 
राबड़ी, उबाली हुई छाछ,-- पिण्ड; छाछ (को कपड़े 
में से छानने के पश्चात्‌ रहा अवशेष), पपड़ी । 

तट: [तट्‌--अच्‌] 1. ढलान, कगार, किनारा 2. क्षितिज । 
सम०--द्रुम: नदी किनारे का वृक्ष, पातः किनारे 
का तोड़ कर गिराना, भूः किनारे की धरती । 

तटिनीपतिः [ ष० त० ] नदियों का स्वामी, समुद्र । 

तण्डुरीणः [ तण्डर--ख ] कीड़ा, कृमि, कीट । 

तत्प्रख्यन्यायः (पु०) मीमांसा शास्त्र का एक नियम 
जिसके अनुसार किसी यज्ञ का नाम उसकी अभिव्यक्ति 
के अनुकूल रक्खा जाता हे । 

तस्वम्‌ (नपु०) शरीर- महा १२।२६७।९। सम० 
~ अस्यासः वास्तविकता का बार ब्रार अध्ययन एवं 
तस्वाभ्यासात्‌ --सां० का० ६४, -इश्चिन्‌ (वि०) 
असलियत को जानने वाला, - भाबः प्रकृति, वास्त- 
विक सत्ता,--संख्यानम्‌ सांख्य सिद्धान्त का विशेषण 
--भाग० ३।२४।१० । 

तथावादिन्‌ (वि०) [ तथा--वाद-इनि ] वेसा होने का 
दावा करने वाला 

तद्‌ (सर्वं वि०) 1. किसी अनुपस्थित वस्तु या व्यक्ति 
का उल्लेख करने वाला सर्वताम। सम० अन्य 
(वि०) उसको. छोड़ कर कोई दूसरा, अपेक्ष (वि०) 
उसका खयाल करने वाला,--कालीन (वि०) उसी 
काल से सम्बन्ध रखने वाला, देशय (वि०) उसी 
देश से सम्बन्ध रखने वाला, - ध्यं (वि०) उसी 
गुण में भाग लेने वाळा, - भब (वि०) उसी संस्कृत 
से जन्म लेने वाला, प्राकृत का एक भेद--तद्‌भवस्त- 
त्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः--काव्या० १, - रूपः 
(वि०) उसी प्रकार के रूप वाला,--तद्विद्यः उसका 
ज्ञाता, किसी विशेष क्षेत्र में प्रामाणिकता रखने वाला, 
--संख्याक (वि०) उस अंक के समान। 

तदादितदन्तन्यायः ( पुं० ) मीमांसा का एक नियम 
जिसके अनुसार उत्कर्ष की उक्ति में आरम्भ से 
लेकर वह सब विवरण सम्मिलित होता हे जिसके 
लिए वह दिया जाता हे और साथ ही अपकर्ष की 
उक्ति अन्त तक उस सभी विवरण पर लागू है 
जिसके लिए वह दिया जाता है । 

तद्वधपदेशन्यायः (पुं) ऊपर बताये गये 'तत्प्रख्यन्यायाँ 
के समान । 

ततत्वम्‌ (नपुं) सङ्गीत में आवाज को लम्बा | 
सङ्गीत की गति धीमी करना । 

तनु (वि०) [तन्‌ +-उन्‌] 1. पतला,. दुबला, कृश 
2. सुकुमार 3. बढ़िया, नाजुक 4. थोड़ा, छोटा, 
स्वल्प,--(स्त्री>) 1. शरीर, व्यक्ति 2. प्रकृति 


१६० 


3. त्वचा, खाल! सम० --उद्भूव पंख,--करणम्‌ 
(तनूकरणम्‌) पतला कर्‌ना,--धी ओछे मन वाला । 

तन्तुकरणम्‌ (नपु०) काता, तार निकालना । 

तन्तुकार्यम्‌ (नपुं०) जाला । 

तन्त्रम्‌ [ तन्त्रत-अच्‌ ] 1. खड्डी 2. धागा 3. सतत श्रेणी 
4. रस्म, व्यवस्था, संस्कार आदि धार्मिक कार्यों का 
नियमित आदेश 5. मुख्य बात 6. प्रधान सिद्धान्त, 
नियत 7. ऐसे कृत्थों का समूह जो अनेक प्रधान कार्यों 
में समान हो--यत्सकृत्कृतं बहूनामुपकरोति तत्तन्त्र 
मित्युच्यते-मे० सं० ११।१।१ पर शा० भा? 
2. विश्व की व्यवस्था यतः प्रवर्तते तन्त्रम्‌ महा? 
१४।२८।१४,--ज्ञः विशेषज्ञ,--युक्तिः किसी एक 
संधि का आयोजन कौ० अ० १५। 

तन्त्रिभाण्डम्‌ (नप्‌०) [ ष० त० | भारतीय वीणा । 

तन्त्रिल (वि०) [ तन्त्र+-इलच्‌ ] प्रशासनकार्यं में कुशल 

तवं तन्त्रिलः सेनापती राज्ञः प्रत्ययितः--मृच्छ० 

६।१६।१७। 

तपर्तुः (तप-+-ऋतु:) ग्रीष्म ऋतु-तपर्तृमूर्तावपि मेदसा 
भरा--ने० ११४१ । 

तपस्‌ (नपुं०) | तत्‌ --असुन्‌ | 1. गर्मी, आग, प्रकाश 
2. पीडा, कष्ट 3. तपस्या 4 दण्ड । सम०-- अर्थोय 
(वि०) तपश्चरण के लिए अभिप्रेत--तपोऽर्थीयं 
ब्राह्मणी धत्त गर्भम्‌--महा० ११।२६।५, - कृश (वि०) 
तपश्चरण के कारण दुर्बल, मूल (वि०) तपस्या 
से उत्पन्न,-- वृद्ध (वि०) कठोर तपस्या के फलस्वरूप 
बूढ़ा । 

तप्त (वि०) [ तप्‌-क्त ] 1. गर्म किया हुआ, जला 
हुआ 2. पिघला हुआ 3. पीडित, कष्टग्रस्त 4. अभ्य- 
स्त। सम०- कुस्भ:,--कूप: एक नरक का नाम, 
--तप्त (वि०) बार बार उबाला हुआ, बार बार 
गरम किया हुआ, किसी गर्म धातु की छाप 
से शरीर पर किसी दिर व्य शस्त्र के रूप में अधिकार 
चिह्ल अंकित करना,-- रूपम्‌, रूपकम्‌ शुद्ध की 
हुई चांदी, --बालुकाः वाळू के गर्म कण । 

तापिन्‌ (वि०) [ताप इनि] पीडा पहुँचाने वाला 
--कि० ० ४२! 

तरज्भमालिन्‌ (पुं०) समुद्र । 

तरङ्कवती नदी, दरिया । 

तरलकरण (वि०) [ ब० स०) चञ्चल तथा दुर्बल 
ज्ञानेन्द्रियों वाला । 

तरुकोटरम्‌ (नपुं०) | ष० त°] वृक्ष की कोटर 
या खोखर । 

तरुतूलिका | चमगीदड़ । 

तरुधूरिका | 


( १२७२ ) 


सक्ता (स्त्री) ताजृगी, ताजापन । 

तर्काट: (पुं ) भिलारी, मांगने वाला । 

तकंमृद्रा (स्त्री ०} हाथ की विशेष स्थिति । 

तलोदरी (स्त्री०) गृहिणी, पत्नी । 

तरूबः (पुं०) अपनी हथेली से वाद्ययन्त्र को बजाने वाला 
संगीतकार । सम०--कारा: सामवेद की एक शाखा । 

तलित (वि०) [ तलू +-क्त ] 1, तला हुआ 2. तली- 
दार! 

तालिम ( वि०) | तलू--इनन्‌ ] ढका हुआ-- विक्रमांक० 
१४६१ । सम०-उदरी पतली कमर वाली 
महिला । 

तबकः (पु?) धोखा, जालसाजी -तवकः कपटऽपि च 
नाना» । 

तसरिका (स्त्री० ) बुनना, बुनावट । 

तस्दी (स्त्री०) (ज्योतिष शास्त्र का शब्द) षट्‌ कोण । 

ताजिकः (पृं० ) 1. मध्यवर्ती एशिया में रहने वाली एक 
जाति 2. एक उत्तम प्रकार के घोड़े की नस्ल । 

ताष्डधब्राह्मणम्‌ (नपुं०) सामवेद के एक ब्राह्मणग्रम्थ का 
नाम । 

तात्कम्यंम्‌ (नपुं०) { तत्क +ष्यञ्ञ्‌ ] व्यवसाय की 
समानता । 

तात्पर्यार्थः ( पं) किसी उक्ति का सही अथं । 

तादात्विकः ( १०) अपव्ययी, - यो यद्‌ यद्‌ उत्पद्यते तत्तद्‌ 
भक्षयति स तादात्विकः - कौ० अ० २।९। 

ताद्वम्यंम्‌ (नपुं०) [ तढमं --ष्यडा. ] गुणों में समानता । 

तब्रूष्यम्‌ (नपुं ०) [ तद्रूप --ष्यव्न_ ] रूप की समानता । 

सापसकः [ तापस-क ] (=कुतापसः) आचारश्रष्ट 
संन्यासी । 

तामसः (१०) चौथे मनु का नाम। 

तार (वि०) [ तु+णिच्‌+अच्‌ ] 1. ऊँचा 2. प्रबल 
3. चमकोला 4. उत्तम,-रः (पृं०) धागा, तार । 


तारणेय: | तारणा‡-ढक्‌ ] कन्या से उत्पन्न, कानीन, 
कर्ण 2. सूर्य का भक्त । 

तारा [ तार+-टाप्‌ ] 1, आठ प्रकार की सिद्धियो में से 
एक 2. संगीत के एक राग का नाम । 

तारिका (स्त्री) [ तृ+-णिच्‌+-ण्वुलू | एक प्रकार की 
शराब । 

ताणंसम्‌ (नप्‌०) एक प्रकार का चन्दन जिसका रंग तोते 
के पंखो जसा होता है - कौ० अ० २1११] 

ताल: [ तल्‌ एव अण्‌ | 1. ताड़ का वृक्ष 2. ताळियाँ 
बजाना 3. फट-फट करना 4. हाथ की हथेली 5. तल- 
बार की मूठ 6. ताला, चटखनी । सम०-ज्ञः जो 
संगीतशास्त्र की ताल को जानता हैं, धारकः नर्तक, 
नाचने बाला, - नवमी भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का 
तवा दिन,--फसम्‌ ताड फे वृक्ष का फल,- अङ्कः 


संगीत में गान की ताल व लय के मान को सुरक्षित 
रखने में त्रुटि, ताल का टूट जाना । 

तावत्फल (वि०) [ ब० स० | उतना सा ही फल भोगने 
वाला । 

तिग्माचि [ ब० स० | सूर्य । 

तितिरूम्‌ (नपुं०) 1. ज्योतिषशास्त्र में एक करण-2. तिलों 
का चिउडा, चौले । 

तिथिः { अत्‌--इथिन्‌, पृषो० ] 1. चान्द्रदिवस 2. पन्द्रह 
की संख्या । सम०--अर्घ: ( तिथ्यर्घः) एक करण 
(आधी तिथि), --प्रखयाः (ब० व०) किसी भी 
निर्दिष्ट अवघि में सौर और चान्द्र दिवसों का 
अन्तर । 

तिमि: [ तिम्‌ + इन्‌ ] 1. समुद्र 2. मीन राशि । सम० 
=- घातिन्‌ (वि०) मछियारा, मछलियाँ पकड़ने बाला, 
~~ सालिन्‌ समुद्र । 

तिमिला ( स्त्री०) संगीत का एक उपकरण, तबला । 

तिरस्कारिन्‌ ( वि») | तिरस्कार{-इनि ] ज्ञात करने 
वाला, आगे बढ़ जाने वाला, -देवि त्वन्मुखप- 
छुजेन शशिनः झोभातिरस्कारिणा - रत्न० १।२४। 

तिर्यच्‌, तिर्यञ्च (वि०) 1. टेढ़ा, तिरछा, वक्र 2. घुभाव- 
दार 3. अन्तर्वर्ती, (पुं०),--(नपुं०) 1. जानवर, 
जन्तु (टेढ़ा-मेढ़ा चलने वाला, लेट कर चलने वाला 
- सीधे खड़े होकर चलने वाले मनुष्य से भिन्न) 
2. पक्षी 3. पौधे । सम०--ज (वि०) किसी जान- 
वर से उत्पन्न, - ज्या टेढ़ी ज्या । 

तिलः [ तिल्‌ ।-क | तिल का पौधा । सम०--कठः तिल- 
कुट, मयूरः मोर की एक जाति । 

तिहन्‌ (पुं०)) 1. रोग 2. चावल, धान्य 3. धनुष 
4. भलाई । 

तीक्ष्णकष्टक: [ ब० स० | तेज़ कांटेदार पौधा । 

तीक्ष्यमार्गः [ ब० स० ] तलवार - सासुग्राजिस्तीक्षण- 
मार्गस्य मार्गः शि० १८।२०। 

तीर्थचर्या ( स्त्रीश) [ ष० त० ] तीर्थं यात्रा । 

तीब्रद्युति: | ब० स० | सूर्य, सूरज । 

तीत्रा (स्त्री०) 1. काळी सरसों 2. संगीत का एक स्वर । 

तु (अ०) निस्सन्देह--तु शब्दः संशयव्यावृत्यथे:--मैं ० सं ० 
१०।३।७४ पर शा० भा०। 

तुद्ध (वि०) 1. ऊंचा 2. लम्बा 3. मुख्य 4. प्रबल,- ड्भः 
(पुं०) पुन्नाग वृक्ष . नाना० । 

तुद्धिमन्‌ (पु०) | तुङ्गञ- इमनिच्‌ ] ऊँचाई-- कृतनिश्च- 
यिनो वन्यास्तुद्धिमा नोपभृज्यते--पंच० २।१४६। 

च्छदय (वि०) [ ब० स० | दयारहित, निर्दय । 

तुच्छप्राय (त्रिश) [ ब० स०] नगण्य । 

तुञ्ज्‌ (स्वा० पर?) निकालना, भीचकर निकालना, रग 
निकालना । 


( १२७३ ) 


हुल्जः [ तुञ्ज्‌ --अच्‌ ] दबाव । 

तोदः [ तुद्‌--घडा, ] दबाव--मात० १।३१ । 

तुन्दिलित (वि०) [ तुन्दिल-]-इतच्‌ । जिसकी तोंद फूल 
गई है, मोटे पेट वाला । 

तुम्बारस्‌ (नपु०) तुम्बा । 

तुयंयन्त्रम्‌ (नपुं> ) (कोणनापने का) पादयन्त्र । 

तुला [ तुल्‌--अङ ] 1. घर की छत के नीचे की ओर 
ढलवां लगा हुआ शहतीर 2. तराजू की डंडी । सम० 
--अधिरोहणम्‌ मिलता-जुलता, अनुमानम्‌ सादृश्य, 
सादृश्य पर आधारित अनुमान,--धारणम्‌ तराजू पर 
रखना अर्थात्‌ तोलना । 

तुल्य (वि०) [ तुल्या संमितं यत्‌ ] 1. उसी प्रकार का, 
बसा ही, मिलता-जुलता 2. उपयुक्त 3. अभिन्न, वही 
--ल्यम्‌ (अ०) 1. एक साथ 2. समान रूप से । 
सम०--क्रक्ष (वि०) समान, बराबर,--नकतंदिन 
(वि०) 1. जब रात और दिन दोनों समान हों 
2. रात और दिन में कोई भेद न करने वाला, 
--निन्दास्तुति (वि०) अपनी, प्रशंसा या अपयश 
--दोनों की ओर से उदासीन, - मूल्य (वि०) समान 
मूल्य का, एक सी कीमत का,-- योनिः उसी वंश का, 
उसी कुछ में उत्पन्न---बयस्‌ (वि०) समान आयु 
का, बराबर की उम्र का, - संख्य (वि०) समान 
संख्या का । 

तुल्यज्ञः (अ० ) समान भागों में, बराबर बराबर । 

तुलसि दे० तुलसी, (कविता में 'तुलसी' को 'तुछसि' भी 
लिख देते हैं) । 

बुद (तुदा० पर०) चोट पहुँचाना, तंग करना, कष्ट देना, 
पीड़ित करना । 

तूणी (स्त्री०) नील का पौधा । 

तूतकम्‌ (नपुं०) नीला थोथा । 

हूलपीठी,-लासिका (स्त्री०) तकुवा, कातते समय जिस पर 
लपेटा जाता है । 

तुष्णींदण्डः (पं) गुप्त रूप से दिया गया दण्ड--कौ० 
अ० १।११। 

तृचः, तृचम्‌ [ त्रिञ-ऋच्‌ ] ऋग्वेद के तीन मन्त्रों का 
समूह । 

तृणम्‌ [ तृह क्न, हलोपश्च ] 1. घास 2. तिनका 
3. तिनकों की बनी (चटाई आदि) कोई वस्तु । 
सम० गणना तिनके की भांति तुच्छ समझना-- तृण 
गणना गुणरागिणां धनेषु-विक्रमांक ६1२, 
--पूलिकः मानवी गर्भस्तावा चरक० ४।४।१,- भुज्‌ 
(वि०) घास खाने वाला, तृण भक्षी, - क्षाः सुपारी 
का पेड, - षट्पदः एक प्रकार की भिर । 

तृणता [ तृण--तल्‌ ] 1. तिनके का गुण, निकम्मापन 
2. धनुष -शि० १९६१; 


तृष्ण (वि०) (वेद०) [ तृद्‌ +क्त ] कटा हुआ, फाड़ा 
हुआ । 

तृप्तता [ तृप्त+-तल ] सन्तोष, तृप्ति । 

तरपतिः [ ष० त० | तरणी या नावों का अधीक्षक । 

तरणितनया [ ष० त० ] यमुना नदी । 

तारकम्‌ [ तृ+णिच्‌--प्वुल | तारा--शान्तक्षेग्रहतारकम्‌ 
-~भाग० १३।३।१ । 

तेजस्‌ (नपुं०) [ तिज्‌+-असुन्‌ ] 1. क्रोध 2. सूर्यं । सम? 

पुञ्ज; प्रभापुञ्ज, कान्ति का संग्रह । 

तेजस (वि०) [ तेजस्‌ --अण्‌ ] राजस गुणों से युक्त, 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसर्चेत्यहं त्रिधा -- भाग० 
३।५।३० । 

तेजसम्‌ (नपुं०) 1. ज्ञानेन्द्रियों का समूह 2. चेतन सृष्टि । 

तैमित्यम्‌ (नपु०) मन्दता, जाड्य, जडता । 

तैयंग्योन (वि०) [ ब० स० ] जीव जन्तुओं की सृष्टि से 
सम्बन्ध रखने वाला । 

तैलम्‌ [ तिलस्य तत्सदृशस्य वा विकारः अण्‌ ] 1. तेल 
2. लोबान । सम ०--अम्बुक्ता तेलचट्टा नामक कीड़ा, 
--किट्टम्‌ खली, ` पकः, पायिकः तेल पीने वाला 
कीड़ा, तेलचट्टा,+ पूर (वि०) जो तेल से भरा हुआ 
हो अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः--कु० १।१०। 

तोडक (वि० ) [ तोट+कन्‌ ] झगड़ालू,-- कः . (पुं०) 
शंकर का दिष्य, -कम्‌ (त्रोटकम्‌) एक छन्द का 
नाम । 

तोयम्‌ [ तु~-यत्‌ नि० ] 1. पानी 2. पूर्वाषाढा नक्षत्रपुंज । 
सम० अग्निः जलवर्ती आग, वाडवानल,--अञ्जलिः 
देवों और पितरों को संतृप्त करने के निमित्त अञ्जलि 
भर जल से तर्पण करना । 

तोरणम्‌ [ तुर्‌+-युच्‌, आधारे ल्युट्‌ ] 1. डाटदार द्वार 
2. बाहरी दरवाज़ा 3. अस्थायी अलङ्कृत द्वार 
4. तराजू को लटकाने के लिए एक त्रिकोणीय ढांचा । 


तौच्छयम्‌ [ तुच्छ+-ष्यञ्ञ्‌ ] तुच्छता, नगण्यता । 

तौरङ्खिक (वि०) | तुरङ्गञ-ठक्‌ ] घुड़सवार। 

तौरुष्किक (वि०) [ तुरुष्क--ठक्‌ } तुर्की जाति से 
सम्बद्ध । 

त्यक्तविधि (वि) [ ब० स० ] नियमों का उल्लञ्चत 
करने वाळा । 

त्यद्‌ ( सवं० त्रिश) (कर्तृ० ए० व०- स्य: (पुं०) 
(वेद०) अदृश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌--तँ० उ०। 


त्याजित (वि०) [ त्यज्‌+णिच्‌+क्त] 1. वञ्चित 
| ---धृपोष्मणा त्याजितमारद्रभावम्‌- कु ७1१४ 
2. निष्कासित । 


त्रयी (स्त्री०) | त्रय+-ीप्‌ ] 1. वेदत्रयी (ऋ्मजुःसाम) 
2. तिगुना 3. विवाहित स्त्री (माता) जिसका पति 
और बच्चे जीवित हैं। सम०-- मय (वि०) जो 


( १२७४ ) 


तीनों (वेदों) से युक्त एकक हे, --बिद्य (वि०) जो “छोहकम्‌ सोना, चाँदी और तांबा तीन घातुएँ, 
तीनों वेदों मे निष्णात हुँ,-बेद्च (वि०) जो तीनों "बली (स्त्री०) (किसी महिला) के पेट की तीन 
वेदों के द्वारा जाना जा सकता हँ--त्रयीवेद्य हृदय वलियां,--बली गुदा, वृत्तिः यज्ञ, भक्ष्य और 
त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनम्‌ --आनन्द ० २,~ संवरणम्‌ अध्ययन के द्वारा जीविका,-झकंरा तीन प्रकार 
छिपाने या गुप्त रखने की तीन बातें (स्वरन्ध्रगोपन; की शक्कर,--सवनम्‌ (सवणम्‌) त्रेकालिक यज्ञ, 
पररन्धरान्वेषणगोपन और मन्त्रगोपन) अर्थात्‌ अपनी 7 सरः मिला कर उबाले हुए, दूध, तिल और चावल 
दुर्बलता, शत्रु की दुर्बेलता और अपनी नीति । साधन (वि०) तीन प्रकार के साधन जिसे प्राप्त 


त्रि (सं० वि०) [ तृ+ड़ि ] तीन। सम०--अङः गुलम्‌ हैँ, सामन्‌ (वि०) ऊह, रहस्य और प्रकृति नाम 


` 


तीन अंगुल चौड़ाई की माप,-आर्षया: (ब० व०) के तीनों सामों को गाने वाला, - सुपणे:,--सुपणेम 


1. तीन पुरुष बहरा, गूंगा और अंधा 2. तीन तीन ऋचाएँ -ऋक्‌० १०।११४।३-५। 

ऋषियों से युक्त प्रेवर,- कटु ( - कटुकम्‌) सोंठ | त्रिकत्रयम्‌ (नपुंश) त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद का 
पीपर और मिर्च का समाहार,-करणम्‌ मन, बचन समिश्रण । 

और कर्म से युक्त कार्यकलाप,--करणी और से | त्रैराशिक (वि०) [ त्रिराशि--ठक्‌ ] तीन राशियों से 
तिगुना लंबा किसी वर्ग का पारव,--काण्डम्‌ अमर सम्बन्ध रखने वाळा । 

कोश नामक ग्रन्थ, गुणाकृतम्‌ तीन बार हल से | त्रैवेदिक (वि०) [ त्रिवेद--ठक } तीनों वेदों से सम्बन्ध 
कृष्ट, जिसमें तीन बार हल चल चुका है, जातम्‌ रखने वाला ! 


तीन मसालों (जायफल, इलायची, दारचीनी) का तञ्च्‌ (भ्वा० पर०) 1. जाना 2. सिकुडना । 
मिश्रण,--णेमि (वि०) जिसमें तीन पुद्धियाँ लगी | त्वरता [ त्वर+-तलू ] शीघ्रता । 

हों --भाग० ३।८।२०,- नेत्रफलः नारियल,--पिटकम्‌ | त्वरम्‌ (अ०) [ त्वर्‌ञ-अच्‌ | जल्दी से, शी घ्रतापूर्वक । 
बौद्धों के तीन घामिक पुस्तकों के संग्रह,--भङ्कम्‌ | त्वष्टिः [ त्वक्ष 4-क्तिन्‌ ] बढ़ईगिरी । 

शरीर की ऐसी मुद्रा जिसमं तीन झुकाव हो,--सदः त्वाष्ट्र (वि०) [त्वष्ट्र +-अण्‌ ] त्वष्टा से संबध रखने 
तिगुना अहंकार,--मलम्‌, मल मूत्र और कफ तीनों वाला । 

मळल,--यष (वि०) तोल में तीन जौ के बराबर, त्वाष्ट्री [ त्वष्ट्र+-डछीपू ] ‘चित्रा’ नक्षत्र पुंज । 


———— 


थ 
थुड्‌ (तुदा० पर०) 1. ढकना, पर्दा डालना 2. छिपाना, | थोडनम्‌ [ थुड्‌--ल्युट्‌ ] 1. ढकना 2, लपेटना । 


गुप्त रखना । 


——— लक 


द्‌ 
बंशित (वि०) [ दंश--क्त ] किसी विषय में ग्रस्त दाई ओर 2. दक्षिणदेश से,--णा (स्त्री) (यज्ञादि 
--दंशितो भव कर्मणि--महा० १२२२1९ । धामिक ङृत्यों की समाप्ति पर) ब्राह्मणवर्ग को दी 
दंस्‌ (चुरा० आ०) 1. डंक मारना 2. देखना । | जाने वाली भेंट । सम०-- पथिक (वि०) दक्षिणा- 
दक्ष्‌ (म्वा० प्रेर०) 1. प्रसन्न करना 2. सशक्त बनाना | कर्तं से सम्बन्ध रखने वाला,--प्रतीची दक्षिण- 
दक्षयन्द्रिजगणानपूयत--शि० १४।३५। | पश्चिम, - प्रत्यच्‌ ( वि० ) दक्षिण-पश्‍चिमी,- - मृतिः 
दक्षता [ दक्ष्‌ +-अच्‌, भावे तल्‌ ] कुशलता, नैपुण्य । | (पु) शिव का एक रूप । 
दक्षिण (वि०) [ दक्षू--इनन्‌ | अनुकूल । बि दण्डः [दण्ड्‌-अच्‌ ] 1. डंडा, लाठी, मुद्गर, गदा 2. हाथी 
दक्षिणाम्तायः (पुं०) दक्षिणावर्त से सम्बन्ध रखने वालीः की सुड 3. छतरी की मूठ 4. जुरमाना 5. हलस 
तांत्रिक संप्रदाय की पुनीत पीठ । 6. राज्यतंत्र-कौ० अ० १।५ 7. आघात. चोट 
दक्षिणा (अ०) [ दक्षिण--टापू ] 1. दक्षिण की ओर, “न्यासौ दण्डस्य भूतेषु--भाग० ७।१५।८। सम० 


( १२७५ ) 


--आधातः डंडे की चोट,--असबभ एक प्रकार का 
आसन, भूमि पर लम्बा लेट जाना, उच्चमः दण्डित 
करने की घमकी देना,--कलितम्‌ मापने के गज की 
भांति बार-बार आवृत्ति करना--मी० सू० १०1५ 
८३ पर शा० भा०,--कल्पः दण्डग्रस्त करना, 
दण्ड देना कौ० अ० ४,--निधानस्‌ क्षमा करना, 


लेशम्‌ थोड़ा सा दण्ड- मनु० ८।५१,- वालिक | 


(वि०) वास्तविक या शाब्दिक (प्रहार),-- वारित 
(वि०) दण्डित होने के डर से कोई काम न करने 
वाला, दण्ड के डर से रुका हुआ । 
(वि०) ढीठ, साहसी, गुस्ताख - सुग्रीवो निनदन्‌ 
दघृक्‌--भट्टि० ६४११७ । 
बभ्तः (पुं०) यम का विशेषण । 
बन्तः [ दम्‌--तन्‌ ] 1. दाँत 2. हाथी का दाँत 3. बाण 
की नोक 4. पहाड़ की चोटी 5. बत्तीस की संख्या । 
सम०--उच्छिष्टम्‌ दाँतों में लगा हुआ भोजन का 
अंश,-- पत्रिका कंधी,- बीजः अनार, (दन्तबीजः भी) 
व्यापारः हाथी के दाँत का कांय । 
दसस्ममाण (वि०) [ द्रम्‌ {यङ} शानच्‌ ] भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में चक्कर काटा हुआ--कठ० १।२।५। 
स (पुं) एक राजा का नाम, शिशुपाल का 
T। 


दमनकः (पुं०) 
का नाम । 

बम्भचर्या (स्त्री०) [ष० त० ] धोखा, छल, कपट का 
आचरण । 


बरम्‌ [दृ+अप्‌ ] 1. विवर, कन्दरा 2, शंख, (श०) 


पञ्चतन्त्र की कहानियों में एक गीदड़ 


जरा सा कुछ। सम०-- (वि०) जरा सा 

खुला हुआ, - दुशा द्राधीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा 

~ सौन्दर्यं ०,--- मन्थर (बिर) ईषन्मन्द, जरा धीमा । 
वर्भलूबणम्‌ [ प० त० का यंत्र । 


शका (स्त्री०) आँखों का अंजन । 
वशन्‌ [ सं० वि०) दस। सम०--क्षीर (वि०) जिसमें 
दस भाग दूध हो,--धर्मः कष्ट, विपत्ति,- योजनम्‌ 
दस योजन की दूरी । 
“बक्षा (स्वी) [ दश+-अङ, नि० टाप्‌ ] 1. किसी कपड़े 
किनारी, गोट, मगजी 2. छैम्प की बत्ती 
3. आयु 4. अवस्था 5. हालत 6. ग्रहों की स्थिति। 
सम०-- अंझः,-भागः बुरा समय--रा० ३1७२८ 
कलम्‌ जन्म पत्री में' निर्देशित किसी विशेष समय 
का फल । 
इब्ध (वि० ) [ दह्‌-क्त ] 1. जला हुआ 2. शोकग्रस्त 
खी 3. अमंगल 4. सुखा । सम०--जठरम्‌ जला 
मूला पेट, गरीबी से मारा हुआ,--व्रणः जल जाने 
वाला घाव । 


(वि० ) [ दा--क्त ] दिया हुआ। सम०--क्षण 
(वि०) जिसे कोई अवसर दिया गया हुँ; दृष्टि 
(वि०) जिसने ध्यान लगाया हुआ है, जो देख 
रहा 

वत्तकचन्दिका (स्त्री०) धर्म शास्त्र का एक ग्रन्य । 

बदातिः (पुं०) स्वामित्व का परिवर्तन--अथ ददातिः 
किलक्षणक: इति-मी ० सू० ४।२।२८ पर झा० भा०। 

दहनक्षेम्‌ (दहन क्रक्षम्‌) (नपुं०) कृत्तिका नक्षत्रपुंज । 

दानम्‌ [ दा--ल्युट्‌ | 1. देना 2. सौंपना 3. उपहार 
4. दान 5. हाथी के गंडस्थल से बहने वाला रस । 
सम ०-- परिमिता उदारता, दानशीलता की सीमा, 
--वषिन्‌ (वि०) मदोन्मत्त हाथी । 

देय (वि०) [ दा--यत्‌ ] समर्पण करने योग्य (मार्ने) 

पन्था देयो वरस्य. मन्‌० २1१२८ । 

क्षाक्षिकन्था (स्त्रीश) बाह्लीक देश में स्थित एक स्थात का 
नाम । 

दाडिमबीजः (पु०) [ ष० त० ] अनार का बीज । 

दाम्ती (स्त्री० ) माला । 

[ दा+-घझ ] 1. उपहार 2. वेवाहिक उपहार 

3. भाग 4. बपोती, वरासत 5. सम्बन्धी, रिश्तेदार । 
सभ० विभागः संपत्ति का बटवारा । 

दाराधिगमनम्‌ [ ष० त० ] विवाह । 

वारमत्त्याद्ठयः (१०) गोह । 

दारहारः (पुं०) लकडहारा | 

दारणम | दु।णिच्‌ ]उनन्‌ ] 1. क्रूरता, भीषणता 
2. कठोर, प्रतिकूल नक्षत्र-- मृग, पुष्य, ज्येष्ठा और 


करिअर (वि०) जूए से संबद्ध, जूआ विषयक । 

दाषिका (स्त्री०) एक प्रकार का आँखों का अंजन ! 

वार्बी (स्त्रीश) | दारु |अण्‌+डीप्‌ ] 1. दारुहल्दी 

हल्दी का पौधा । 

दारच (वि०) (- दी स्त्री) | दृषद्‌+अण्‌ | 1. पथ- 
रीला 2. जो पत्थर पर पीसा जाय । 

बार्ष्टान्त (वि०) [ दृष्टान्त --अण्‌ ] सादृश्य की सहायता 
से व्याख्या किया गया, उदाहरण देकर समज्ञाया 
गया । 

दार्ष्टान्तिक (वि०) [ दृष्टान्त+ठक | जो उपमा देकर 
किसी बात को समझाता हैं । 

दालबः (पु०) एक प्रकार का विष । 

दाल्म्य: (पु०) एक वयाकरण का नाम । 

दाशरथ (वि०) [ दशरथ--अण्‌ ] 1. यज्ञ से सम्बन्ध 
रखने वाला-महा० १२।८।३७ परठीका । 

दाशराश (वि०) [ दशराजन्‌--अण्‌ ] दस राजाओं से 
सम्बन्ध रखने वाला । 

दासमीथः (पुं ) [ दासं गृहशूद्रं मिमते मानयन्ति मैथुना- 


( १ २७६ ) 


थिन्यस्ताः दासम्यः तज्जः ] उच्च वर्ण की स्त्री में शूद्र | 
पिता के द्वारा उत्पादित पुत्र 1 
दिनकृतम्‌ (नपुं०) [ ष० त० | नित्य का कार्यक्रम । | 
दिनस्पृश (नपु०) | दिनस्पृश्‌--किवप्‌ ] चान्द्रदिवस ओ | 
सप्ताह के तीन दिनों के साथ मेल खाता हे । 
दिवसावसानम्‌ (नपु०) संध्याकालू । 
दिवसीकृ (तना० उभ०) रात को दिन में परिणत करना 
-निशा दिवसीकृता मृच्छ० ४1३ । 
दिवानक्तम्‌ (अ०) [ द्व० स० ] दिन रात । 
विव्यावदानम्‌ (नपुं०) बौद्धधर्म का एक ग्रन्थ । 
दिष्यधुनी (स्त्री०) गंगा नदी । 
दिगवस्थानम्‌ | दिक्‌ू-|-अवस्थानम्‌ ] अन्तरिक्ष । 
दिग्भ्रमः [ दिश्‌- भ्रम: ] दिशा की भ्रान्ति होना । 
दिक्शूलम्‌ [ दिश्‌--शूलम्‌ ] दिशाशूल, यात्रियों को किन्ही | 
बिशिष्ट दिनों में विशेष दिशाओं में जाने का प्रति- | 
षेधक योग । | 
दिष्ट (वि०) [ दिल] क्त ] 1. संकेतित, दर्शाया हुआ 
2. वणित, उल्लिखित 3. निश्चित, नियत,-- ष्ट: 
(पुं०) समय, -ष्टम्‌ (नपुं०) 1. नियतन 2. भाग्य । 
सम० गलिः मृत्यु, बुश न्यायकारी परमात्मा 
यस्य पुष्यति दिष्टदृक्‌ भाग ४।२१।२३, 
भाज्‌ (पु०) परमात्मा, भुक (वि०) जो अपने 
कर्मों का फल भोगता हँ । 
+ दिष्टिषृद्धिः (स्त्रीश) [ प० त० ] घाई, अभिनन्दन, 
साधुवाद । 2 
देशना (स्त्रीश) [ दिश्‌--युच्‌--टाप्‌ ] निदेश, अध्यादेश 
--वैकृतीषु देशनासु प्राकृतं धर्मजातमपेक्ष्यते-मी० ० सू ० 
१०।१।१ पर शा० भा० । 
दीनता (स्त्री०) [ दीन -+-तल ] दुबेलता, बलहीनता । 
वीक्ष्‌ (म्वा०, प्रेर० आ०) प्रेरित करना, प्रोत्साहित 
करना--तत्क्लमस्तमदिदोक्षतक्षणं ने० १८१२० | 
वीक्षणीयेष्टि: उपनयन संस्कार से पूर्व अनुष्ठेय यश । 
दीक्षाश्रमः (पुं०) वानप्रस्थाश्रम ! 
दीक्षायूपः (पुं ) [ त० स० ] यज्ञ की स्थूणा ! 
दीप: [ दीप्‌--णिच्‌--अच्‌ ] लॅम्प, दीपक । सम० 
- अङ्कुरः ल॑म्पकी लौ, दीवे की लौ,--उच्छिष्टम्‌ 
दीचे की स्याही, दण्ड: दीवट, दीपक रखने की 
यष्टि । 
दीप्त (वि० ) [दीप्‌ +-क्त] 1. जला हुआ, प्रकाशित, सुल- 
गाया हुआ 2. उत्तेजित, प्रदीप्त 3. उज्ज्वश,--प्त: 
(पुं) 1. सिह 2. नींबू का पेड़,-प्तम्‌ (नपुं०) सोना । 
सम०- - आस्यः साँप, - निर्णयः निश्वित एवं वास्तविक 
परिणाम, निर्णय (वि०) जिसने अपना पक्का 
निर्णय कर लिया है । 
दीप्यकम्‌ { दीप्‌--यत्‌ तकन्‌] 1. मोर की शिखा 


2. दीपक” नामका एक अळंकार, उसी का दूसरा 
नाम । 

दीर्घं (वि०) | दृ--घञ््‌ बा० ] 1. लूम्बा, दूरगामी 
2. देर तक रहने वाला, टिकाऊ 3. गहरा 4. ऊंचा । 
सम० अपाङ्गः (वि०) बड़े कटाक्षों से युक्त (मृग) 
-- -अपेक्षिन्‌ (वि०) लिहाज करने वाला, सचेत, साव- 
घान,--चतुरस्त: दीर्घायत,-- तमस्‌ (पुं ) एक ऋषि 
का नाम, द्वेषिन्‌ ( वि० ) जो देर तक वैर-विरोध 
रखता है, पत्रकः 1. गत्ता 2. एक प्रकार का 
लहसुन,-- पुच्छ: साँप, बाहु (वि०) लम्बी भुजाओं 
वाला, -- वच्छिका, घड़ियाल, मगरमच्छ । 

दुःखम्‌ [ दुःख्‌+-अच्‌ ] 1. अप्रसञ्नता, कष्ट, पीडा 2. कठि- 
नाई, असुविधा। सम० गतम्‌ विपत्ति, संकट, 
जीविन्‌ (वि०) कष्ट में जीवन व्यतीत करने 
वाला, --त्रयम्‌ तीन प्रकार का दुःख.. आधिभौतिक, 
आधविदेविक, और आध्यात्मिक, -- दुःखम्‌ (अ०). 
बड़ी कठिनाई के साथ,--बुःखिन्‌ (वि०) 1. जिसे 
दुःख पर दुःख उठाने पड़े 2. जो दूसरों के दुःख 
से दुःखी हो,- रूब्य (वि०) जो कठिनाई से काटा 
जा सके! 

दुःखाकूत (वि०) | दुःख--आ--कृ--क्त ] आहेत, दलित, 
परेशान. ने०२२।१३८ । 

बुकूलपषट्टः (पुं) रेशमी पट्टा या सिर की पट्टी । 

इुखुमिः (पुं स्त्री) [ दुन्दुञ-भण्‌+-डञ-इ | 1. एक 
प्रकार का बड़ा ढोल 2. विष्णु 3. कृष्ण 4, एक 
प्रकार का विष 5. संवत्सर चक्र में ५६ वाँ वर्ष । 


दुर्‌ (अ०) [ 'दुस्‌' का पर्याय वाची उपसर्ग--दु--रुक ] 
यह उपसर्ग बुरा” 'कठोर' या ,कठिन' के अर्थ को 
प्रकट करने के लिए नाम पद तथा क्रिया पदों के पूर्व 
जोड़ा जाता है। सम० अक्षरम्‌ अमंगल सूचक 
शब्द,---अपबादः पिशुनवाक्य, लोकापवाद, अवरुछद 
(वि०) जिसका गुप्त रखना कठिन हे,- अवसित 
(वि०) मीमारहित, अगाध, जो मापा न जा सके, 
~-आढच (वि०) निर्धन, घनहीन,--आधिः (पुं०) 
1. कष्ट, मानसिक चिन्ता 2. क्रोध, आपूर (वि०) 
जिसका भरना कठिन हो, जिसको सन्तुष्ट न किया 
जा सके,--आमोबः दुर्गन्ध, सड़ांद,- आवरते (वि०) 
जिसे विश्वास न दिलाया जा सके जो किसी प्रकार 
अपने मतातृकूल न किया जा सके,- आसद (वि०) 
1. जिसे प्राप्त करना कठिन हो 2. अजेय, जिसपर 
आक्रमण न किया जा सके 3. जिसका सहन करना 
कठिन हो,--उदय. (वि०) जो आसानी से प्रकट 
न हो सके, उदर्क (वि०) जिसका बुरा परिणाम 
हो, जिसका कोई फल न निकले, उपसपिन्‌ (वि०) 
जो असावधानता पूर्वक पहुंच रहा है, जो सावधानी 


( १२७७ ) 


से पास नहीं जाता ह,--गुणितम्‌ (नपुं०) जिसका 
भलीप्रकार अध्ययन नहीं किया गया-शास्त्र दुर्गू- 
णितं यथा -अवि० २।४, -योष्ठी कुसंगति, षडयंत्र, 
-नयः 1. बुरी रणनीति 2. अनैतिकता 3. धृष्ठता 
नुषः ब्रा राजा,-न्यस्त (वि०) दुव्येवस्थित, 
"बाध (वि०) प्रतिबंधरहित, बुध (वि०) दुर्मना, 
दुष्ट मन वाला, - भिषज्यम्‌ (नपुं०) अचिकित्स्यता, 
असाध्यता--बु० उ० ४।३।१४, मङ्कु (वि०) 
ढीठ, आज्ञा न मानने वाला, सरम्‌ (नपुं०) कठिन 
मृत्यु, अप्राकृतिक मरण,--र्माषत (वि०) उकसाया 
हुआ, भड़काया हुआ,---मैत्र शत्रु, वेरी,--ग्रामः 
ब्राह्मणों (अग्रहारोपजीवी) की बस्ती के पास बसा 
हुआ गाँव, -विद्ध (वि०) जिसमें. छिद्र ठीक प्रकार 
न हुआ हो (मोती), विमश (वि०) जिसकी परीक्षा 
करना कठिन हो,--बिवाहः अनियमित विवाह, 


- व्यवहूतिः (स्त्री?) मिथ्या अभियोग, झूठा 
आरोप ! 

दुरोणम्‌ (वेद०) आवास, - अतिथिदु रोणसद्‌--ऋक्‌ 
४।४०।५ | 


दूषक (वि०) [ दुप्‌+- णिच्‌ +-ण्वुलू ] अधामिक, धर्महीन । 

दोषः [ दुष्‌-+घज्म_ ] 1. अपराध, बट्टा, निन्दा, त्रुटि 
2. पाप, जुर्म 3. अवगुण, दुःस्वभाव 4. वात पित्त 
कफ का विकार । समर - अक्षरम्‌ दोषारोपणं, 
दोषारोप का शब्द ---आविष्कारणम्‌ दोषों को प्रकट 
करना,--निरूपणम्‌ त्रुटियों का संकेत करना । 

दुस्‌ [ दु+सुक्‌ ] संज्ञा पदों के साथ, कभी-कभी क्रियापदों 
के साथ भी, लगने वाला उपसर्ग, इसका अर्थ 
है 'बुरा' 'दुष्ट' 'घटिया' 'कठिन' आदि (दुस्‌' का 
स्‌' स्वरो तथा हश्‌ वर्णो से पूर्व “र्‌' में; छसे पूर्व 
'श्‌' में तथा क्‌ प्‌ से पूर्व 'ष्‌' में बदल जाता हे) । 
सम०--उपस्थान (वि०) lan अगम्य, पहुँच के बाहर, 
= कुलम्‌ अधम कुल-- दुष्कुलादपि --मनु० 
२।२३८,--कुह (वि०) पाखण्डी, दस्भी० ` - बुद्ध १।१८, 
कीत (वि०) जो उचित रूपसेन खरीदा गया 
हो,-चिक्यम्‌ ज्योतिष शास्त्र में लग्न से तीसरी 
राशि,--प्रक्रिया नगण्य अधिकार--राज० ८४, 
प्रतीक (वि०) पहचानने में कठिन- प्रद (वि०) 
दुःखदायी, पीडाकर-- अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते 
दिशो दश--रा० २।१०६।२९,--मरम्‌ असामयिक 
और दुःखद मृत्य्‌,--सथः 1. कुत्ता 2. मुर्गा, संस्थित 

(वि०) देखने में कुरूप, निन्य, कल ङ्कूयृक्त,-स्थम्‌ 
(अ० ) बुरा, अस्वस्थ--दुःस्थं तिष्ठसि यच्च पथ्यमधुना 
कर्तास्मि तेच्छोष्यसि-- अमरु० । 

दुग्धकूपिका (स्त्री०) एक प्रकार की रोटी । 

दुग्धाक्षः (पुं०) एक प्रकार की मूल्यवान्‌ मणि । 


बुहिलितिका ( स्त्री ) षक प्रकार की जानवरों की 
खाल जिस पर बाल बहुत लगे होते हैं--को० अ० 
२।११ । 

दूतः [ दु+-क्त, दीर्घः ] 1. हरकारा 2. एलची, राजदूत । 
सस० - काव्यम्‌ 'दूतसम्प्रेषण' के विषय का काव्य, 
जैसे मेघदूत, वधः (--यध्या) दूत की हत्या करना 
~दूतवच्यां विगहुंता-रा० ६।५३,-संपातः,-संप्रेषणम्‌ 
दूत भेजना । 

त्यम्‌ [ दुत-+-यत्‌ | दूत का कार्य । 

बूर (वि०) [ दुर्‌ +-इण्‌न-रक्‌, घातोर्लोपः | 1. फासले 
पर, दूरी पर, दूर 2. अत्यन्त, बहुत अधिक । सम० 
-अपेत (वि०) प्रकरण से बाहर, अप्रासंगिक, असं- 
गत, आगत (वि० ) दूरी से आये हुए, 'उत्सारित 
(वि०) दूर भगाया हुआ, -- गामिन्‌ (पुं ) बाण, 

पात, पातिन्‌ (वि०) जो दूर से निशाना लगा 
सकता है- शास्त्रविद्धिरताधृष्यो दूरपाती दृढव्रतः 
महा० ५।१६५।२५, पातनम्‌ दूर तक निशाना 

लगाना,- भवणम्‌-श्रुतिः दूर से सुनना (एक “सिद्धि 
का भेद) ,-श्रबस्‌ ( वि०) दूर-दूर तक विख्यात । 

दूरता,-त्वम्‌ [ दूर+तल्‌, त्व ] दुरी, फासला । 

दृढकः (पुं) धरती में खोद कर बनाया हुआ चूल्हा । 

दृढ (वि०) [ दृह्‌ +-क्त, नि० नलोपः ] 1. स्थिर, मज- 
बूत, अटल, अडिग, अथक 2. ठोस 3. पुष्टीकृत 
4. धर्यवान्‌ 5. सटा हुआ । सम० धृति (बि०) 
दृढ़ निश्चय, साहसी, नाभः अस्त्र का प्रभाव रोकने 
वाला मंत्र रा० १।२९।५, पृष्ठकः कछुवा,-भूमिः 
यौगिक अध्ययन में जिसने मन को केन्द्रित कर लिय) 
है,--भेदिन, ` “वेधिन्‌ (पुं) अच्छा तीरन्दाज़, 
-मम्मु (वि०) प्रचण्ड क्रोधी--भारगेवाय' दृढमन्यवे 
पुनः -रघु० ११।६४ - बुक्षः नारियल का पेड़ । 

दृतिः (पुं, स्त्री) [ दृ+-क्तिन्‌ ह्वस्वः, | पिचकारी या 
नल--ता देवरानुत सखीन्सिषिचुदुंतीभिः--भाग० 
१०।७५।१७। 

वर्षोपज्ञान्तिः (स्त्री) धमंड चूर-चूर करना । 

इदम्‌ (अ०) हर दृष्टि में, प्रत्येक दृष्टि में । 

दर्शपर्णमासन्यायः (पुं. ) ऐसा नियम जिसके आधार पर 
बह कार्य जो अनेक फलों का उत्पादक है, एक समय 
में केवल एक ही फल उत्पन्न कर सकता है, अनेक 
नहीं--मी० सू० ४।३।२५-२८ । 

दशनम्‌ [ दृश्‌-ल्युट्‌ ] 1. देखना 2. प्रकट करना 
3. जानना 4. दृष्टि 5. निश्चयात्मक कथन, उक्ति 
--दशेनादशंनयोरच दर्शनं प्रमाणम्‌ - मै० सं० १०७ 
३६ पर शा० भा० । 

दर्शनीयतम (वि०) [ दृश्‌-{-अनीयर्‌+-तमप्‌ ] जो देखने 
में अत्यन्त सुन्दर हु--दर्शनीयतमं शान्तम्‌ भाग०। 


( १२७८ ) 


दक्षेनीयमानित्‌ (वि०) [ दर्शनीयमान---इनि ] जो अपने | 


सौन्दर्य का अभिमान करता है, घमंडी । 
बिवुक्षा (स्त्री०) [ दृश-+-सन्‌+अ+-टापू ] देखने की 
च्छा। 


क 
शिबु (वि०) [दृश्‌नसन्‌-+उ ] जो देखने का 
इच्छुक है । 


दृश्‌ (स्त्री०) [ दृश्‌ +-क्विप्‌ ] 1. दृष्टि 2. आंख । सम० 
अञ्चलः rr si ress ) 
(दुक्छत्रम्‌) पलक,--निमोलनम्‌ (डृङनि म्‌ 
रा a बच्चों का एक खेल,--भसादा (दृक्‌- 
प्रसादा) एक नीळा पत्थर जो अंजन की भांति प्रयुक्त 
किया जाता हँ, संगमः दृष्टिमिलन, नजर मिलना । 

बुझालु: (पुंश) [ दृश्‌7 आल्‌च्‌ ] सूयं । 
बृह्यम्‌ [ दृश्‌+-क्यप्‌ | 1. देखे जाने योग्य 2. सुन्दर 

ॐ. काव्य का एक भेद जो देखने के उपयुक्‍त है (विप० 
श्रव्य) । सम०--इतर (वि०) जो दिखाई न दे, 
स्थापित (वि०) आकर्षक रीति से रक्खा हुआ 
जिससे सभी उसको देख सक दृश्यस्थापितमुहर्भ- 
भिक्षाभाण्डमृगाजिनाम्‌-कथा० २४1९२ । 

दुष्टसार (वि० ) [ ष० त० ] जिसका बल या साम्यं 
प्रमाणित हो चुका है -दृष्टसारमथ रुद्रकार्मुके-- रघु० 


११। 
दृष्टिः (स्त्री०) [ दृश्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. नजर, देखना 2. मान- 

सिक रूप से देखना 3. जानना 4. आँख 5. सिद्धान्त 
(दे० दर्शन) । सम०--प्रसादः दृष्टि को कृपा, दर्शन 
का अनुप्रह,--मश्डलम्‌ 1. आँख की पुतली 2. दृष्टि- 
क्षेत्र "राग; आँख द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति, -भवन्तमन्त- 
रेण कीदृशोऽस्याः दृष्टिरागः श० २।११-१२, 
~ संभेबः पारस्परिक अवलोकन--त्वयापि न निरूपिता 
अनयोदुष्टिसंभेदः--महा० ७ । 

डुषदरमत्‌ (पुं) चक्की का ऊपर का पाट । 

बृषत्सारम्‌ | ष० त० ] लोहा - दृषत्सारस्तत्त्वामृतमपि 
"-म« वी० ६५२! 

बेब (वि०) [ दिव्‌--अच्‌ ] 1. दिव्य, स्वर्गीय 2. उज्ज्वल 
3. पूजनीय, माननीय, -बः (पुं०) 1. देवता 2. वर्षा 
का देवता 3. मनुष्य, ब्राह्मण--दे० भूदेव 
4. देवर, पति का भाई,--बम्‌ (नपु०) ज्ञानेन्द्रिय । 
सम ०--अर्पणम्‌ 1. देवों के प्रति उपहार 2. बेद-महा० 
१३।८६।१७ पर टीका, कुलुमम्‌ इलायची,--खातम्‌, 
खातकम्‌ 1. पहाड़ की कन्दरा 2. सरोवर 3. मन्दिर 
का निकटवर्ती तालाब,-- गारघारी संगीतशास्त्र में एक 
राग का नाम, -ब्रहः भूत-प्रेतों की श्रेणी जो उन्माद 
पैंदा करती है, - a जल के उपहार से देवों को 
तृप्त करना>--दैबत्य (वि०) जो देवताओं का भवि- 
तम्य हो, उनके भाग्य से लिखा हो,--धिष्ष्यम्‌ देवों 


का रथ, विमान,-मक्षत्रम्‌ दक्षिणी दिशा में पहले 
चोदह नक्षत्रों का नाम,--निन्दा नास्तिकता, निर्मा- 
ल्यम्‌ देवताओं को उपहार देने में प्रयुक्त (फूल, माला 
आदि), पुरोहितः 1. देवों का अपना पुरोहित 
2. बृहस्पति ग्रह,--प्रश्ृतः (वि०। प्रकृति से उत्पन्न 
(जल आदि), - भोगः स्वर्गीय भोग, स्वर्गीय हषे, 
~~ माया दिव्य भम- तां देवमायामिव वीरर्मोहिनीम्‌ 
_ भाग० १०,--सार्गः 1. वायु, अन्तरिक्ष 2. गुदा 
-- देवमार्ग च दशितम्‌ --रा० ५६२,--रातः परौ- 
कित्‌ का विशेषण,-लकष्म्‌ ब्राह्मणत्व का चिल्ल, यज्ञो- 
पवीत, - सत्यम्‌ दिव्य सचाई,-हुः बायाँ कान~भाग० 
४२५५१ । 

देवितव्य (वि०) [ दित्रू--तव्यत्‌ ] जूए में दांव पर 
लगाने योग्य । 

देवीपुराणम्‌ (नपुं ) एक उपपुराण का नाम । 

देवोभागवतम्‌ (नप ०) एक महापुराण का नाम । 

देवीमाहात्म्यम्‌ (नपुं) मार्कण्डेय पुराण का एक भाग 
जिसे सप्तशती कहते है । 

देशः [ दिश्‌+-अच्‌ | 1. स्थान 2. प्रदेश 3, क्षेत्र 4. प्रान्त 
5. विभाग 6. संस्थान 7. अध्यादेश । सम ०--अटभभ्‌ 
किसी देश मं भ्रमण करना,--कष्टकः सामाजिक 
बुराई, देश की प्रगति में बाधक; कारश (वि०) 
जो व्यक्ति कार्य करने के सही स्थान और-समय की 
जानता हे, -विद्ध (वि०) ठीक तरह से विधा हुआ 
(मोती) दशंक की सापेक्ष स्थिति के आधार पर 
बना गोल घेरा । 

देशकः [ दिश्‌--ण्बुलू | संकेतक, ज्ञापक, अनुकेधक । 
सम० - पटुम्‌ (नपु०) छत्रक, खुम्भी । 

देसिकरूपिणी (स्त्री०) अध्यापिका के रूप में देवी, ललिता 
का विशेषण । 

देष्टव्य (वि०) [ दिश्‌+-तव्यत्‌ | इंगित या संकतित किये 
जाने के योग्य । 

देहः, -हम्‌ [ दिह घर ] 1. काया, शरीर 2. व्यक्ति 
3. रूप । सम० - आसवः मूत्र, कृत्‌ 1. पाँच तस्व 
2. पिता - अनरण्यस्य देहकृत्‌ भाग० ९।७।४, 
तन्त्र (वि०) शरीर घारी, मूर्तरूप धारण करने 
वाला, - पालः मृत्यु,-भेदः मृत्य, यापनम्‌ शरीर 
का पालन पोषण करना,-- १ मृत्यु,-बृम्तम्‌ 
नाभि,सारः मज्जा । 

देहिका (स्त्री०) एक प्रकार का कीड़ा । 

दक्ष (वि०) [ दीक्षा+-अण्‌ | 'अग्नीषोम' यज्ञ की दीक्षा 

वाळा । 

देप (वि०) [ दीप--अण्‌ ] दीपक से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

देव (वि०) [ देब--अण्‌ ] 1. देवताओं से सम्बन्ध रखने 


( १२७९ ) 


वाला 2. दिब्य, स्वर्गीय 3. भाग्य पर निर्भर । सम० 
इज्य (वि०) बृहस्पति के लिए पुनीत,-- ऊढा 
'देव' विवाह की रीति के अनुसार विवाहित स्त्री, 
, चिन्ता भाग्यवाद,--रक्षित (वि०) अन्तर्जात, 
न॑सगिक,--रक्षित (वि०) देवों से जिसकी रक्षा की 
गई हे-अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं -सुभाष०, - विद्‌ 
(प°) ज्योतिषी,-- हत (वि०) जिससे देव घृणा 
करते हों, भाग्य का मारा । 

देवतसरित्‌ (स्त्री०) गंगा नदी । 

देवसिक , (वि०) [ दिवस-†ठक्‌ ] एक दिन में जो 
घटित हो । 

देवाकरिः (पुं ) 1. शनि ग्रह 2. यम 3. यमुना नदी । 

देशिक (वि०) [ देश+-ठञा ] गुरु के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त । 

दोधकम्‌ (नपुं०) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
में तीन भगण और एक गुरु को मिला कर दस 
वर्ण हों । 

दोलाचलचित्तवृत्ति (वि०) जिसका मन हिंडोले की 
भाँति इधर उधर झूल रहा हूँ । 

दोलाचलूयन्त्रम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का यन्त्र जिसके द्वारा 
कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हुँ । 

दोलालोल (वि०) अनिश्चित । 

दोस्‌ (पुं०, नपुं) [ दम्यतेऽनेन दम्‌ दोऽसि अर्घर्चा० ] 
('दोषन्‌' शब्द को विकल्प से द्वितीया विभक्ति के 
द्विवचन के पश्चात्‌ 'दोस्‌' आदेश हो जाता है) 
1. भुजा 2. किसी वर्ग या त्रिकोण की भुजा 3. अठारह 
इंच की माप - मात० १०।१४। 

दोहदडुःखञ्ञीलता (स्त्री०) गर्भावस्था का बोझा- उपेत्य 
सा दोहददुःखशीलताम्‌ --रघु० ३।६। 

दोरुधरी (स्त्री) बृहस्पति और शुक्र ग्रह का चन्द्रमा के 
साथ संयोग--जातकों के लिए अत्यन्त मङ्गलमय- 
समझा जाता हूं । 

दौर्जन (वि०) [ दृजेन+ अण्‌ ] दुष्ट पुरुष से सम्बन्ध । 

दौभिक्षम्‌ (नपुं०) [ दभिक्ष--अण्‌ ] अकाल पड़ना, 
दुर्भिक्ष होना । 

दौव्रेत्यम्‌ (नपु०) [ दुर्वृत्त +-ष्यञ्ग्‌ ] आज्ञा न मानना । 

दौस्थ्यम्‌ (नपु०) [ दुस्थ +-ष्यञ्ञ्‌ ] दुःखद स्थिति । 

दौहदिकः [ दोहद +-ठक्‌ ] प्राकृतिक दृश्यों का माली 
ने० ६।६१। 

द्युपथः [ ष० त० ] हवाई मागं । 

चुरत्नम्‌ (नपु०) सूर्य । 

द्युसन्धवः (पु०) इन्द्र का घोड़ा, उच्चेःश्रवा । 

चूतः,-तम्‌ | दिव्‌ +-क्त,ऊठ्‌ अर्घरर्चा० ] 1. जूआ खेलना, 
पासो से खेलना 2. युद्ध, संग्राम 3. जीता हुआ 
पारितोषिक । सम० - धर्म: जूआ खेलने के नियम, 


१६१ 


“मण्डलम्‌ जूआघर,-- लेखकः जो जूए के खेल के 
प्राप्तांक लिखता हुँ । 

द्योकारः (पुं०) स्थपति, वास्तुकार, सौधशिल्पी । 

इङ्कः,-ड्भा नगर, पुरी- राज्‌० । 

ब्रवत्‌ (वि०) [ द्र+-शतु ] 1. दौड़ता हुआ, बहता हुआ 
2. चूता हुआ, टपकता हुआ, बूंद बूंद गिरता हुआ । 

द्विः (पु०) (वेद०) धातुओं को गलाने वाला । 

द्रविडशिशुः (पुं०) द्रविड देश का पुत्र, शैवसंप्रदाय का 
एक सन्त--दयावत्या दत्तं ब्रविडशिशुरास्वाद्य तव 
यत्‌ - सौन्दर्यं ° । 

द्रविणोदः (पुं ) अग्नि, आग । 

द्रविणोदयः [ ष० त० ] धन की प्राप्ति । 

द्वव्यम्‌ [दर +-यत्‌] ऋग्वेद का मन्त्र जो साम के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता हुँ---्रव्यशन्दरतु छन्दोगः ऋक्षु 
आचरितः-मँ सं० ७।२।१४ पर शा० भा०। सम्‌० 
-- शुद्धिः धर्मं कार्यं के लिए प्रयुक्त पदार्थं की 
पवित्रता । 

रष्टुकाम (वि०) दर्शनाभिलाषी, देखने का इच्छुक 
(पाणिनि के अनुसार “काम्‌ और मनस के पूवं "तुम्‌? 
के म्‌ का लोप हो जाता है) । 

ब्रष्ट्समस्‌ (वि०) दे० द्वष्टुकाम' । 

ब्राककेन्द्रम्‌ (नपुँ०) अपने अधिकतम वेग के बिन्दु से ग्रह 
की दूरी । 

द्राक्षापाकः (पुं ०) काव्यशेली का एक प्रकार जिसमें रचना 
सरल और मधुर हो (विप० नारिकेलपाकः) । 


व्राक्षासवः अंगूरों की शराब जो पुष्टिवघंक के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं । 

ब्राधिष्ठ (वि०) [दीघं-इष्ठन्‌] सबसे लम्बा, अत्यन्त 
लम्बा,-ष्डः (पृ ) रीछ । 

द्राह्मायणः सामवेदियों के सम्प्रदाय के लिए लिखित 
श्रौतसूत्र के कर्ता का नाम ! 

द्रुपाद (वि०) लम्बे पैर वाला । 

हृतगति (वि०) [ब० स०] द्रुत गति से जाने वाला । 

द्रुतमध्या दे० द्रुतविलम्बित । 

दरुमः [दुः शाखास्त्यस्य, मः] 1. वृक्ष 2. कल्पवृक्ष 3. कुबेर 
का विशेषण । सम०--अब्जम्‌ कणिकार वक्ष, कनियर 
का पौघा,--खण्डः,- षण्डः वृक्षों की वाटिका, कुंज, 
निर्यासः वृक्ष का रस, लोबान,.- वासिन्‌ (पु०) 
बन्दर । 

ब्रेक्काणः ( 

द्रेष्काणः | 

द्रोणकम्‌ (नपुं०) [द्ुण्‌--अच्‌, कन्‌] समुद्र के किनारे का 
नगर जिसमें किलाबन्दी की गई हो । 

द्रोणम्पच (वि०) आतिथ्य सत्कार करने में उदार । 

ब्रोणेयम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का नमक । 


पु) राशि की अवघि का तीसरा भाग । 


° 


( १२८० ) 


द्रौहिक (वि०) द्रोह--ठक्‌] सदेव घृणा का पात्र । 

इन्द्रम [दो दो सहाभिव्यक्तौ-द्विशब्दस्थ द्वित्वं पूर्वपदस्य 
अम्भावः, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वं--नि०] एक ओर, 
एकान्त स्थान, - इन्द्दे ह्येतत्‌ वक्तव्यम्‌ रा० ७। 
१०३११३,--आलाप; दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, 
--गर्भे (वि०) बहुब्रीहि समास जिसके मध्य इन्द्र 
निहित हो, - दुःखम्‌ हर्ष और शोक आदि की परस्पर 
विरोधी भावनाओं से उत्पन्न दुःख । 

हवार्गे (वि०) [द्वार्‌+-ग] दरवाजे पर खड़ा हुआ । 

द्वारम्‌ दि. +-णिच्‌+-अच्‌] 1. दरवाजा 2. प्रवेश द्वार 
3. शरीर के नौ द्वार । सम०- बाहुः (पुं) चौखट, 
अररिः किवाड़ का पट या पल्ला, - बंशः सरदल । 

हरि (सं वि०) [दरू+डि] दो । सम» अन्तर (वि०) दो 
घटकों द्वारा अन्तरित, अवर (वि०) भ्यूनातिन्यून 
दो,--आम्नात (वि०) दो बार वणित,-- आहिक 
(वि०) हर तीसरे दिन होने वाला (बुखार) 
एकान्तरम्‌ एक अंश या दो अंश से वियुक्त - दर्चे- 
कान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिम--मनु० 
१०७,--कर (वि०) दो प्रयोजन पूरा करने वाला, 
कार्षापणिक (वि०) दो कार्षापण के मूल्य का, 
—चन््धीः आँख में खराबी के कारण दो चन्द्रदर्शन 


| 


की रान्ति, जः ब्रह्मचारी, जातिः जिसके दो 
पत्नियाँ हैं, फालबद्धः 1. दो ओर बँटे बाल 
2. जिसने अपने बालों को कंघी करके दो भागों में 
बाँट दिया हैं; बाहुः मनुष्य - कथा? ५३।९४, 
—भातम्‌ संध्या समय,--मुनि (अ०) दो मुनि 
~ पाणिनि और कात्यायन,- वक्त्रः दो मुँह वाला 
साँप, - वर्ग: प्रकृति और पुरुष का जोड़ा, - व्याम 
(वि०) बारह फुट लम्बा (व्यामन्= ६ फुट), स्थ, 
(-ष्ठ) (वि०) दो अर्थ प्रकट करने वाला--भवन्ति च 
द्विष्ठानि वाक्यानि - मी० सू० ४।३।४ पर शा० भा० । 

द्विक (वि०) [द्वि+क] 1. दोहरा, दो तह का 2. दूसरा 
3. दूसरी बार घटित होने वाला,- कः 1. कौवा 
2. चक्रवाक पक्षी । सम०--पृष्ठ: दो कूब वाला ऊंट । 

द्वितीयगामिन्‌ (वि०) जो दूसरे पदार्थं पर घटता हो 

द्वितीयगामी न हि शब्द एष नः - रघु० ३।४९। 

द्वेषस्य (वि०) घृणा करने वाळा । 

द्वीपवासिन्‌ (वि०) टापू पर रहने वाला, बासी (पुं०) 
खञ्जरीट पक्षी । 

इंधीकरणम्‌ (नपुं०) दो भाग करना । 

हहकाल्यम्‌ (वि० सद्धस्कालता, ऐककाल्य) दो दिन तक 
अनुष्ठान चलते रहने की विशेषता । 


ध 


घमिति (अ०) एक क्षण में, अकस्मात्‌ । 
धनम्‌ [ धन्‌-अच्‌ ] 1. सम्पत्ति, दौलत, कोष, रुपया पैसा 
" 2. कोई भी मूल्यवान्‌ सामान, प्रियतम कोष 3. लूट- 
मारे का धन 4. पारितोषिक 5: घनिष्ठा' नक्षत्र 
6. जमा का चिह्न (विप० ऋण) । सम०--आदानम्‌ 
धन ग्रहण करना, - आशा (स्त्रीश) धन की इच्छा, 
धान्यम्‌ रुपया पैसा तथा अनाज,-सूः (पुं०) 
द्विशाखी पूँछ वाला किरौला नामक पक्षी, सूः 
(स्त्री) वह माता जिसके कन्याएं ही हों । 
धनिन्‌ (वि०) [ धन--इनि ] वैश्य जाति--ऊरुजा 
घनिनो राजन्‌-महा० १२।२९६।६। 
धनुरासनम्‌ (नपुं०) योगशास्त्र में वणित एक कायिक 
मुद्रा । 
धनुग्रेहम्‌ {नपुं०) एक माप, २७ अंगुल की माप, एक 
हस्तपरिमाण की माप । 
घन्वनम्‌ [ धन्व्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. धनुष 2. इन्द्रधनुष्‌ 3. घन्‌ 
राशि । 
घमधमाय्‌ (ना० धा०) जगमगाना, निगल जाना । 
घर; | धु--अच्‌ ] तलवार । सम०---रम्‌ (नपुं०) विष, 
जहर | 


धरणीतलम्‌ [ ष० त० ] धरती की सतह । 

घरणीविडौजः (पुं) [ ष० त० | राजा । 

धरा [ घृ+-अच्‌+-टाप्‌ ] पृथ्वी, धरती । सम०-- उपस्थः 
(पुं०) पृथ्वीतल, धरती की सतह । 

घरित्रोभृत्‌ (पु०) [ घरित्रीञभृन-क्विप्‌ ] राजा । 

धर्म: [ धृञ-मन्‌ | 1. किसी जाति के परम्परागत अनुष्ठान, 
2. विधि, व्यवहार, प्रथा 3. नेतिक गुण 4. गृण, सचाई 
5. चार पुरुषार्थो में से एक 6. कतंव्य 7. न्याय । 
सम०--अक्षरम्‌ पवित्र मंत्र, आस्था का नियम, 
- अपदेशः धर्मानुष्ठान का बहाना - घर्मापदेशात्‌ 
त्यजतश्च राज्यम्‌ --रा० ५।३८, -- अयनम्‌ विधि का 
क्रम, - अहन्‌ (नपुं० ) कल जो बीत चुका, आकू- 
तम्‌ रामायण की एक टीका का नाम,--ईप्सु (वि०) 
घर्मलाभ प्राप्त करने का इच्छुक, -- उपचायिन्‌ (वि०) 
धर्मवृद्ध, घामिक,-च्छलः धर्मं का कपटपूर्ण उल्ल- 
ङघन,-- दक्षिणा धमंशिक्षा का शुल्क, - परिणामः 
हृदय में सदाचरण का उद्बोधन,--प्रतिरूपक: कपट- 
घमं, छद्म धर्म---प्रधान (वि० ) पवित्राचरण में 
मुख्य,--प्रेक्ष्य (वि०) धामिक, गुणी, - बाह्य (वि०) 
धर्म से पराङ्मुख, धर्म विरोघी,--श्ञुद्धिः आचरण को 


( १२८१: ) 


पवित्रता,--समय: वेध दायित्व,--सृत्रम्‌ जैमिनिकृत 
पूर्वमीमांसा पर लिखा गया ग्रन्थ । 

धर्षणम्‌ [ घुष्‌ +ल्युट्‌| 1. साहस, धृष्टता 2. हराना, परा- 
जय -धर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेशवरः-रा० 
७।३१।३ । 

धातुः [ धा--तुन्‌ ] 1. घटक, अवयव 2. तत्त्व, प्राथमिक 
द्रव्य 3. रस, अर्क । सम० - गर्भः, स्तूपः भस्म रखने 
का पात्र,-चूर्णेम्‌ पिसा हुआ खनिज पदार्थ,--प्रसक्त 
(वि०) रसायन कार्य में व्यस्त । 

घातुकः,-कम्‌ शिलाजीत । 

घातु (पु०) [ धा-तृच्‌ ] भाग्य, किस्मत । 

घात्रोपुष्पिका (स्त्री०) एक वृक्ष का नाम। 

घान्यम्‌ [ धान +-यत्‌ | अवाज, अन्न । सम० - खल: खलि- 
हान,--चौरः अन्त चुराने वाला, - मुष्टिः मुट्ठी भर 
अनाज । 

धाममानिन्‌ (वि०) [ धामन्‌+-मान+-इनि, नलोपः ] 
भौतिक सत्ता में विश्वास रखने बाला--नेवेशितुं प्रभु- 
भूम्न ईश्वरो धाममानिनां - भाग० ३।११।३८। 

घासवत्‌ (वि०) [ घाम+ मतुप्‌ ] शक्तिशाली, मजबूत 

- पुरस्सरा धामवतां यशोधनाः - कि० १।४३ । 

घाय्या (स्त्री०) [सामिघेनी ऋग्‌ या समिदाघाने पठ्यते ] 
1. यज्ञार्नि को सुलगाते समय गाया जाने वाला 
प्राथंना मंत्र 2. इन्धन -- कोधाग्नौ निजतातनिग्रहकथा- 
घाय्यासमुद्दीपिते--राम० २।६, नै० १।५६। 

घारणम्‌ [ घृ+-णिच्‌-+ल्युट्‌ ] पीड़ा को शान्त करने के 
लिए मन्त्र । सम० -मन्त्रम्‌ एक प्रकार का ताबीज । 

धारणा [ घृ+-णिच्‌ऽ-युच्‌+-टाप्‌ ] योग का एक अङ्क । 
सम० - आत्मक (वि०) जो अपने आपको आसानी 
से स्वस्थचित्त या प्रशान्त कर लेता है । 

धारयिष्णुता [ घृ--णिच्‌+-इष्णुच्‌+-तल्‌ ] सहनशक्ति, 
सहिष्णुता । 

धारा (स्त्री०) माळवा देश की एक नगरी । 


धारा [ घृ+णिच्‌+अङ+-टाप्‌ ] 1. पानी की घार, 
गिरते हुए किसी तरल पदार्थ की पैक्ति 2. बौछार 
3. लगातार पंक्ति 4. घड़े में छिद्र 5. किसी वस्तु का 
किनारा । सम०--आवतें: भ॑क्र, फिरकी,---ईद्वरः 
राजा भोज, - संपातः लगातार बौछार,--शीत (वि०) 
घारोष्ण दूध ठंडा किया हुआ । 

धासिकः [ धमं +-ठक्‌ ] 1. न्यायकर्ता 2. घर्मान्ध, कट्टर- 
पन्थी 3. बाजीगर । 

धावितु (पुं०) [ घाव्‌--तृच्‌ ] दौड़ने वाला - मौर्वोढारं 
धावितार तुरङ्गी- महा० ११।२६।५। 

बित (वि०) | घा¬-क्त ] 1. रक्खा गया, अर्पण किया 
गया 2. संतुष्ट, प्रसन्न । 

धिम्बादः [विक्‌ +-वद्‌+- घञ] भत्सनापूर्णं उक्ति, निन्दा । 


धिष्ठित (वि०) [ अधि--स्था--क्त, दे० पिधानं ] 
1. सुस्थापित 2. खाई में सुरक्षित -शाल्वो बँहायसं 
चापि तत्पुरं व्यूह्मधिष्ठितः--महा० ३।१५।३ 3. ठहरा 
हुआ, निश्चित । 

धीः [ध्ये भावे क्विप्‌ संप्रसारणं च] 1. बुद्धि 2. मन, 
3. विचार 4. कल्पना 5. प्राथना 6. यज्ञ 7. (जन्म- 
कुंडली में) लग्न से पाँचवां घर । सम०- विश्रमः 
दृष्टिञ्जम । 

घुन्धुकम्‌ ( नपुं० ) 1. लकड़ी में विशेष प्रकार का 
दोष 2. वृक्ष के तने में छिद्र जो उसके क्षय का 
चिह्न है । 

धुन्धुरिः,--री (स्त्री०) एक प्रकार का वाद्ययंत्र, संगीत- 
उपकरण । 

धुर्यवाहः (पुं०) बोझा ढोने वाला जानवर । 

धुयेता [धुरं वहति यत्‌, तस्य भावः, तल] नेतृत्व । 

धूणकः (पुं०) लोबान । 

धूतगुणः जिसने तीनो गुणो | को पार कर लिया है, जो अब 
भौतिक सुखों से परे पहुँच गया है, संन्यासी । 

धूपः [धूप्‌ +अच्‌] 1. सुगन्ध 2. सुगन्धयुक्त वाष्प या घूआँ । 
सम०--नेत्रम्‌ घूमनलिका, हुक्के की नली, वत्तिः 
एक प्रकार की सिगरेट । 

घूमः [घू--मक्‌] 1. घुआँ 2. वाष्प 3. कुहरा, घुंध । सम० 

उपहत (वि०) घूएँ के कारण अंघा हुआ, 

= निर्गमनम्‌ चिमनी जिसमें से धूआँ निकलता है, 
-- भहिषी घुंघ, कुहरा, योनिः बादल । 

धूमरो (स्त्री०) घुंघ, कुहरा । 

धूसर [घूम ह राति रा-क] 1. घुएँ के रंग का 2. भूरा 
सञ्जः ऊंट । 

धूलिधूसरित (वि०) मिट्टी में लोटने से भूरा हुआ--गोधूलि- 
घूसरितकोमलकुन्तलाग्रम्‌ - कृष्ण० । 

घु (म्वा०; तुदा० आ०) इरादा करना, मन करना । 

घृत. [धृ --क्त] संकल्प किया हुआ, दृढ़,--रिपुनिग्रहे घृतः 
—रा० ड २७४७ । सम०--उत्सेक (वि०) घमण्डी, 
-"एकवेणि (वि०) एक चोटी घारी--शि० ७२१, 
जागे (वि०) गभिणी,--मानस पक्के इरादे वाला, 
दृढमना । 

घृतिः [धृ--क्तिन्‌] 1. एक छन्द का नाम 2. अठारह की 
संख्या । i 

धृष्टकेतुः (पुं०) धृष्टद्युम्न के पुत्र का नाम । 

धृष्टवादिन (वि०) निर्भीक होकर बोलने वाला । 

षनुः [धयति सुतान्‌-घे+- नु, इच्च] 1. गाय 2. दूध देने 
वाली गौ 3. पृथ्वी 4. घोड़ी - मी० सू ० ७।४।७ पर 
शा० भा०। 

घेनुका (स्त्री) 1. हथिनी 2. दुधारू गाय 3. उपहार 
4. खड्ग 5. पार्वती । 


( १२८२ ) 


षेय (वि०) [घे--ण्यत्‌] कायं में परिणेय, प्रयोज्य, 
~ अव्याकुल प्रकृतमुत्तरधेय करमें--शि० ५1६० । 

धैयंम्‌ [घीरस्य भावः---ष्यव्य्‌] 1. दृढ़ता, सामर्थ्य, टिकाऊ- 
पन 2. स्वस्थचित्तता, प्रशान्ति 3. साहस । सम० 
--कलित (वि०) धीर, अल्षुब्ध,- बसिः धीरज से 
पुणं आचरण ! 

घौत (वि०) [धाव्‌+कक्‍्त] 1. घोया हुआ, प्रक्षालित, 
स्वच्छ किया हुआ 2. उज्वल किया हुआ, चमकाया 
हुआ 3. उज्वल, चमकीला । सम०- अपाङ्ग (वि०) 
जिसकी कनखियाँ चमकीली हों,- आत्मन्‌ (वि०) 
पवित्र हृदय वाला । 

धोतेयम्‌ [घोति--ढक्‌] सैन्धव, पहाड़ी नमक, लाहोरी 
नमक । 

घोम्यः (पु०) एक ऋषि का नाम । 

ध्यानधिष्ण्य (वि०) ध्यान का अभ्यास करने के योग्य । 

ध्यानमुद्रा [ष० त०] ध्यान या चिन्तन करने की विशेष 
स्थिति या मुद्रा । देर होगी. वि 

वि०) [ध्रु--क्‌] स्थिर, अचल, स्थायी, अ 2 

र हे 70 1. खूटी--नाना० 2. ज्योतिष का एक 
योग 3. मूलविन्दु 4. धुव तारा,--बम्‌॒ (नपुं०) 
निश्चित किया बिन्दु, वा (स्त्री०) घनुष की डोरी 


सम०--केतुः एक प्रकार की उल्का, टूटा हुआ तारा, 
-गतिः निश्चित मागं,-भण्डलम्‌ धुवीय क्षेत्र,-यब्टिः 
शुवों की धारा, - झोल (वि०) जिसका आवास 
निश्चित हैं । 

ध्वंसः [घ्वंस्‌--घज्म_] 1. अघ:पतन, ड्बनौ 2. लुप्त होना, 
ओझल होना 3. नाश, विनाश, खंडहर । सम» 
~ अभावः पदार्थ के विनाश से उत्पन्न अभाव या 
सत्ताहीनता,-कारिन्‌ (वि०) 1. नाश करने वाला 
2. उल्लंघन करने वाला । 

ध्वस्ताक्ष (वि०) [ब० स०] जिसकी आँखें डूब गई हों 
(जेसी कि मृत्यु के समय) -- प्रकीर्णकेश घ्वस्ताक्षम्‌ 
“भाग० ७२1३० ३ 

ध्वज: [ध्वजू--अच्‌] 1. खड्ग का एक भाग 2. झंडा, 
3. पुज्य व्यक्ति 4. ध्वजा की यष्टि 5. चिह्न, प्रतीक । 
सम०- आरोहणम्‌ झंडा फहराना, - आरोहः झंडे पर 
एक प्रकार की सजावट, - उच्छयः धूर्तता, पाखंड । 

ध्वजिन्‌ (वि०) [घ्वज--इनि] धूर्त, पाखंडी--माल० 
१२।१५८१८। 

ध्वनिनाला (स्त्री०) 1. वीणा 2. एक प्रकार का लम्बोतरा 
ढोल, तासा । 

ध्वान्लजालम्‌ रात्रि का आवरण, अंधकार का समूह । 


es 


नंष्टु (वि०) [ नंश्‌+-तुच्‌ ] हानिकारक, विनाशक । 

नहंसः [ हसन्ति विकसन्ति ते हंसाः-- नमन्तो हंसा येषां ते 
नंहसाः | अपने भक्तों पर कृपा करने वाला -- महा० 
१।१७०।१५ पर टीका । 

नकुलः [ नास्ति कुळं यस्य, समासे नञ्गो नलोपः प्रकृति- 
भावात्‌ | नीच कुल में उत्पन्न--नकुलः पाण्डुतनये 
सर्पेभुक्‌कुलहीनयोः - नाना० । सम० -- ईः तान्त्रिक 
पूजा की एक रीति,--द्वेषी साँप--नकुलद्वेषी तथा 
पिशुनः - वास? । 

नक्तन्तन (वि०) [ नक्तं--तन ] रात्रि से संबंध रखने 
वाला रात का । 

नक्रकेतनः [ ब० स० ] कामदेव । 

नक्रमक्षिका (स्त्री०) [ष० त° ] जल की मक्खी ! | 

नक्षत्रम्‌ [ नक्षरति नक्षू--अत्रन्‌ | 1. तारा 2. तारापुंज, 
3. मोती 4. सत्ताइस मोतियों की माला। सम» 
इष्टिः एक यज्ञ का नाम, --उषजीविन्‌ (पु०) 
ज्योक्यी-- भोमः नक्षत्र की कालावधि,--लोकः तारों 
का प्रदेश । 

नखन्यासः [ष० त० ] नाखून अन्तविष्ट करना, पंजा 
घुसेड देना । 


नगापगा | (स्त्री०) पहाडी नदी । 

नगनदी 

नगरमण्डना (स्त्री०) वेश्या । 

नगरिन्‌ (पुं०) [ नगर--इनि | नगरपाल । 

नग्नहु (नपु०) आसव तैयार करने के लिए उठाया गया 
खमीर, किण्वन । 

नग्नचर्या (स्त्री०) नग्न रहने की प्रतिज्ञा । 

नग्नाचार्यः (पुं) चारण, भाट, स्तुति पाठक । 

नटनारायणः (प्‌०) संगीत शास्त्र में वणित एक राग । 

नटवत्‌ (वि०) | नट+-मतुप्‌ | नाटक के पात्र की भांति 
व्यवहार करने वाला । 

नडमीनः (7०) एक प्रकार की मछली । 

नतनाभि (वि०) [ ब० स० ] सुकुमार, तन्वी --तस्याः 
प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः 
¬ कु० १।३८। 

नत्यूहः (पु०) एक प्रकार का पक्षी --रा० २।५६।९ । 

नत्रम्‌ (नप१०) एक प्रकार का नाच । 

नदीकूलम्‌ | ष० त० ] नदी का किनारा, नदी तट! 

नदोतर (वि०) [नदीं तरतीति - तृ+अच्‌ ] नदी को 
पार करने वाला । 


( १२८३ ) 


नवोभागः [ प० त० ] नदी का जलमामं । 
नदीमुखम्‌ [ष० त० ] नदी का मुहाना, जहाँ से नदो 
निकलती हूँ, नदी का उद्गम-स्थान । 
ननान्दुपतिः [ ष० त० ] ननदोई, पति की बहन का पति। 
नन्दकः [ नन्द्‌-ण्वुल ] एक रत्न का नाम कौ? 
अ० २।११। 
नन्दन (वि०) [नन्द्‌--ल्युट्‌ ] आनन्द देने वाला, प्रसन्न 
करने वाला, - नः (पु०) 1. पुत्र 2. मेंढक,-ना 
(स्त्री) पुत्री,-- नम्‌ इन्द्र का नन्दन बन । सम० 
जम्‌ पीली चन्दन की लकडी,--दूमः नन्दन वन का 
वृक्ष, पारिजातवृक्ष, कल्पवृक्ष,--वनम्‌ दिव्य वाटिका, 
इन्द्र का उपवन । 
नन्दिः (पु, स्त्री») [ नन्द्‌--इन्‌ ] हषे, प्रसन्नता, खुशी, 
(पुं०) 1. विष्णु 2. शिव 3. शिव का गण 
4. (नाटक में) नान्दी का पाठ करने वाला । सम० 
देवी हिमालय की एक चोटी,--नागरी एक लिपि 
(लिखावट) का नाम,-पुराणम्‌ एक उपपुराण, 
“-वर्धनः मित्र । 
नन्दिसुत: [ नन्दिन्‌--सुतः, नलीपः ] व्याडि मुनि । 
नन्दी (स्त्री) [ नन्दि+-डीप्‌ ] दुर्गा देवी । 
नभिः [ नभ्‌ +-इन्‌ ] पहिया ! 
नभोरूप (वि०) [ नह्‌-असुन्‌ भश्चान्तादेश:-ब० स० ] 
अन्धकारय्‌ क्त, काला । 
नभोवोथी [ नभस्‌+- वीथी ] सूर्यं का मार्ग, हवाई मार्गे । 
नमइचमसः (पुं ) { नमस्‌-{-चमसः ] 1. एक प्रक.र का 
यज्ञपाक 2. चन्द्रमा । 
नस्रनासिक (वि०) [ब० स०] चपटी और मोटी नाक 
वाला । 
नयनम्‌ [ नी +ल्युट्‌ ] 1. नेतृत्व करना 2. निकट ले 
जाना 3. आँख । सम» अञ्चल: 1. आँख का कोना 
2. कटाक्ष, कनखी, - चरितम्‌. 1. कटाक्ष, कनखी 
2. दृक्पात, दृष्टिपात, जम्‌ आँसू, बुद्बुदम्‌ आंख 
का गोलक। 
नरः [ नृन-अच्‌ ] 1. मनुष्य 2. व्यक्ति । सम०--चिह्वम्‌ 


>. 


मुँछ, - देव: राजा । 


नरकचतुर्देशी दीपावली का दिन । 

नरकवास: (पुं०) नरक में रहना । 

नराचः (पुं०) एक छन्द का नाम । 

नर्देटकः (पु०) एक छन्द का नाम । 

नर्मस्फोटः [ नर्मन्‌ +-स्फोटः, नलोपः ] 1. प्रेम के आदि- 
चिह्न 2. मृहासा । 

नर्मालाषः [ नमंन्‌-+ आलापः, नलोपः ] प्रेम वार्ता, आमोद- 
प्रमोद की बातचीत । 

नर्मोक्तिः (स्त्री ०) [ नमन्‌ 1-उक्तिः, नलोपः ] हास्यपरक 
अभिव्यक्ति । 


न्म्‌ (नां० धा०) रिझाना, दिल बहलाना । 

नर्माबितम्‌ [ नमंय्‌ 4 क्त ] खेल, क्रीडा । 

नल: (पु०) [ नल-+अच्‌ ] 1. संवत्सर 2. लम्बाई की 
माप जो चार हाथ के बराबर होती है । सम०-तूला 
एक प्रकार का जलीय जन्तु, पाकः राजा नल द्वारा 
तैयार किया गया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ । 

नलिका (स्त्री०) नली । 

नलिनी (स्त्री०) [नल + णिनि+-डीप्‌] 1. कमल का पौधा 
2. कमलो से सुवासित सरोवर 3. धुंध 4. नथना 5. इन्द्र 
पुरी,(झक्रपुरी) सम०-दलम्‌,-पत्रम्‌ कमल का पत्ता । 

नबढोपः (पुं) एक टापू का नाम! यह गङ्गा और 
जळङ्गी के संगम पर बंगाल में एक स्थान हुं जिसे 
आजकल 'नदिया' कहते हैं । 

नवश्चाद्धम्‌ (नपुं०) मृत्यु के पश्चात्‌ विषम दिनों में अन्‌- 
ष्ठित श्राद्ध । 

नवीभावः [ नव+-च्वि+-भू घञ्‌ ] नया होना । 

नबन्‌ (सं० वि०) [ नु+कनिन्‌, बा० गुणः ] (ब० व०) 
नौ, नौ की संख्या । सम०--कपालः नौ कपाल जेसे 
ठीकरों में पकाए हुए पिण्ड का उपहार, (वि०) 
नौगुणा, नौ तह का, - चण्डिका (स्त्री०) दुर्गादेवी के 
नौ रूप (शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्मांडा, 
स्कन्दमाता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि और 
सिद्धिदा),---धातुः (पुं०) नौ धातु (हेसपारारना- 
गाश्च ताम्ररङ्गे च तीक्ष्णकम्‌ । कांस्यकं कान्तलोहं च 
घातवो नव कीतिताः), - पञुचमभ्‌ विवाह के विषय 
में जन्मकुण्डली में एक अमंगल योग जब कि दुल्हन 
की जन्मराशि दूल्हे की जन्मराशि से पाँच या 
नवें हों । 

नष्ट (वि०) [ नशू+-क्त ] 1. खोया हुआ, अन्तहित, 
ओझल 2. मृत, ध्वस्त 3. विकृत, बिगड़ा हुआ 
4. वञ्चित 5. श्रष्ट,-ष्टम्‌ (नपुं०) 1. नाश 2. अन्त- 
धान । सम० --चन्द्र: भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 
जब कि चन्द्रमा का देखना निषिद्ध हूं, दृष्टि (वि०) 
अन्घा,--धो (वि०) भूल जाने वाला, ध्यान न देने 
वाला, बीज (वि०) नपुंसक, पृंस्त्वहीन, रूप 
(वि०) अदृश्य । 

नशाकः (पुं०) एक प्रकार का कोवा । 

नाकः [न कम्‌ अकं दुःखम्‌, तन्नास्ति यत्र ] 1. स्वर्ग 
2. अन्तरिक्ष 3. सूर्य । सम०-- नदी स्वर्गीय नदी, 
स्वर्गगा, नारी, अप्सरा,--लोकः स्वर्गलोक, दिव्य- 
लोक । 

नाकुः (पुं०) वाल्मीकि मूनि । 

नागः [ न गच्छति इति अगः, न अग इति नागः ] 1. साँप 
2. हाथी 3. बादल 4. बिगुल,-गम्‌ 1. टीन 2. जस्ता 
3. रांगा 4. एक प्रकार का रतिवन्ध । सम०- आख्ड 


( १२८४ ) 


(वि०) हाथी पर सवार, - केलुः कर्ण का | नामस्वत 


--द्वीषम्‌ भारत वर्ष का एक टापू, - नासोर (स्त्री ० ) 
वह स्त्री जिसकी सुन्दर जंघाएँ आकार प्रकार में हाथी 
की सड से मिलती जुलती हैं, - पर्णी पान का पौधा, 
~ बन्धः एक प्रकार का नाम, - रिपुः गरुड़ । 

नागरकः [ नगर +-अण्‌, स्वार्थे कन्‌ ] नगर पिता । 

नागरकाः परस्पर विरोधी ग्रह । 

नागरवृत्तिः | ष० त० ] नागरिकों की शिष्टता, शिष्टा- 
चार, शालीनता । 

नायार्जूनः (पुं०) एक बोद्ध शिक्षक का नाम। 

नागोजीभट्टः (पुं०) एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम । 

नाटकम्‌ [ नट्‌-{-ण्वुलू ] 1. दृश्य काव्य 2. नाट्यरचना के 
मुख्य दस भेदों में प्रथम भेद । सम० -- प्रपञ्चः नाटक 
करने की व्यवस्था, प्रयोगः नाटक का अभिनय 
करना,--रङ्क नाटक का रङ्गमञ्च, - लक्षणम्‌, नाट्य- 
रचना विषयक विविध नियम । 

नाट्यम्‌ [ नट ष्यञ्ञ ] 1. नाच 2. नाटक प्रस्तुत करना, 
अभिनय करना 3. नृत्यकला 4. नाटक के पात्र की 
वेशभूषा । सम०--अङ्कानि नृत्य के दस भाग, 
~~आगारम्‌ नृत्यकक्ष, नाचघर,--रासकम्‌ एक प्रकार 
का एकाङकी नाटक,--वेदः नाट्यशास्त्र या नाट्य- 
कला का विज्ञान । 

नाडी [ नर्‌ --णिच्‌+-इन्‌ = नाडि+-ङीष्‌ ] 1. पौधे का 
नलिकामय डण्ठळ 2. कमल का खोखला काण्ड 
3. शरीर का नलिकायुक्त अंग (जैसे कि शिरा या 
घमनी) । सम० - चक्रम्‌ मूलाधार आदि शरीर के 
स्नायुओं के तन्त्री केन्द्रों का समूह, -- पात्रम्‌ जलघडी, 
¬ ग्रन्थः ज्योतिष की नाडी शाखा पर एक पुस्तक । 

नाणकम्‌ (नपुं) सिक्का, मुद्राङ्कित कोई वस्तु । सम० 
"परीक्षा सिक्के को परखना,-: परीक्षिन्‌ (वि०) 
सिक्कों का पारखी, परीक्षक । 

नाथितम्‌ [ वाथ्‌+-क्त ] माँग, प्रार्थना । 

नानदेमान (वि०) [ नदे +-यङ+-शानच्‌ ] उच्च स्वर से 
शब्द करने वाला । 

नाना (अ०) [ न+नाञ्य_] 1. भिन्न-भिन्न स्थानों पर, 
भिन्न-भिन्न रीति से, विविध प्रकार से 2. स्पष्ट रूप 
से, पृथक्‌ रूप से 3. विना 4. ( समस्त विशेषणों में 
प्रयुक्त ) बहुत से | सम०-- आश्रय (वि०} जिसके 
बहुत से आवास या घर है,--योत्र (वि० ) विविध 
गोत्रों से सम्बन्ध रखने बाला, - धर्मन्‌ (वि० ) भिन्न 
रीति-रिवाजों वाला.--भाव (वि०) भिन्न प्रकृति 
वाला। 

नानात्वम्‌ (नपुं० ) विविधता की स्थिति । 

नान्न: (वि०) | नन्दन+-अण्‌ ] सुखद, हष॑प्रद -- सेषा 
विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ - ऐत० उप० ३।१२। 


` (वि०) [ नभस्वत्‌ +-अण्‌ ] बायु से संबन्ध 
रखने वाला । 

नाभागः ( पु०) एक राजा का नाम, वैवस्वत भनु का 
पुत्र, अम्बरीष का पिता । 

नाभिः,-भी (पुं० स्त्री) [ नह्‌ +इच्न्‌, भश्चान्तादेशः ] 
1. सुंडी 2. सुंडी के समान कोई भी गहराई-पुं० 
1. पहिए की नाह 2. केन्द्र, मुख्य बिन्दु 3. खेत । 
सम० - गन्धः कस्तूरी की बू या गन्ध,- वर्षम्‌ जम्बू 
द्वीप के नौ वर्षो में से एक । 

नाभोगः [न +- आमोगः] 1. देवता 2. साँप--नाभोगभोज्यो 
हरिणाषिरूढः सोऽयं गरुत्मानिव राजतीन्दुः-- रा० 
च० ६८४ | 

नामाबशेष (वि०) [ ब० स०] जिसका केवल नाम ही रह 
गया है, मृतक 1 

नायकायते (ना० धा० आ०) 1, नायक का अभिनय 
करना 2. मोतियों के हार में केन्द्रीय रत्न या मणि का 
काम देना । 

नाराचः [नरान्‌ आचायति--आ--चमम्‌--ढ, स्वार्थे अण्‌, 
नारम्‌ आचामति वा] 1. पूर्वदिशा को जाने वाली 
सड़क 2. मूति को उसके स्थाम पर जमाने के लिए 
घातु की बनी चटखनी या कील। 

मारायणास्त्रम्‌ (नपु०) एक कळू का नाम । 

नारायणसूक्तम्‌ (नपुं०) ऋग्वेद नस पत नन 

मारीन्ाथ (वि०) [ब० स०] जिसके स्वामित्व अधिकार 
किसींस्त्री के पास हे । 

नारीमणिः (स्त्री) [स० त०] स्त्रीरत्न 1 

नारायन्त्रम्‌ 1. तोप 2. निगल, नाली । ` 

नासत्यौ (पुं०, द्वि० व०) [नास्ति असत्यं यस्य, न० ब०, 
नङ: प्रकृतिवद्भावेः] दोनों अश्विनीकुमार । ` 

नासान्तिक (वि०) [नासा+-अन्तिक] नाक तक पहुंचने 
वाला (लकड़ी आदि) । 

नासावेधः (पुं) [ष० त०] नाक का वीना, नासिका- 
वेध संस्कार । 

नासिकः (पुं) महाराष्ट्र प्रान्त में स्थित एक पुष्यस्थान । 

नाहुलः (पुं) जातिच्युत समुदाय का व्यक्ति, आति- 
बहिष्कृत । 

निःक्षत्र (वि०) [ब० स०] क्षत्रिय रहित । 

निःशङ्कः (वि०) [ब० स०] निडर, निर्भय, संकोचहीन 4 

निःशब्द (वि०) [बं० स०] शब्द रहित, जहाँ कोलाहल 
नहो। 


निःशस्त्र (वि०) [ब० स०] शस्त्रहीन, जिसके पास कोई 
हथियार नहीं । 

निःश्रेयसम्‌ (नपुं०) [निर्चितं श्रेयः नि०] 1. मुक्ति, मोक्ष 
2. आनन्द 3. आस्था, विइवास । 

निःसंझय (वि०) [ब० स०] निःसन्दिग्, निड्चित । 


( १२८५ ) 


निःखंग (वि०) [ब० स०] 1. अनासक्त 2. मुक्‍त 3. स्वा- 
थेरहित । 

निःसत्त्व (वि०) [ब० स०] 1. असार 2. बलहीन 3. नगण्य । 

निःसीसत्‌ (वि०) [ब० स०] सोमा रहित । ` 

निःस्तेह (वि०) [ब० स०] 1. रूखा 2. भावझून्य । 

निःस्पन्द (वि०) [ब० स०] निश्चल, गतिहीन । 

निःस्पृह (वि०) [ब० स०] 1. इच्छारहित 2. सन्तुष्ट । 

निःस्व (वि०) [ब० स०] अर्थहीन, निर्षन । 

निःस्वन (वि०) [ब० स०] निइशन्द्र, शब्द रहित । 

निःस्वनः (पुं०) [नि:--स्वन्‌--अच्‌] शब्द, घ्वनि । 

निकटबतन्‌ (वि०) [निकट-+-वृत्‌--शिनि] निकटस्थ, 
जो पास ही विद्यमान हो । 

निकषणः [नि--कष्‌ +ल्युट्‌] दे० 'निकषः' कसोटी । 

निकषायित (वि०) [ निकष-{-क्यङ+-णिच्‌+-क्तत ] जो 
किसी बात के लिए प्रमाण या कसौटी मान लिया 
गया हो (उदा०-वेदुष्यनिकषायितेयं सभा) । 

निकाशः [नि+- काश्‌ --घज्म_] 1. प्रकाश 2. रहस्य-- निका- 
आती स्यात्सदृशे रहसि स्मृतः नाना० । 

टकर्मन्‌ (वि०) [ब० स०] जो निन्द कार्यो के करने 
में व्यस्त है । 

निक्रन्दित (वि०) [नि--क्रन्द--क्त] जिसने खूब क्रन्दन 
किया हो, शोर मचाया हो (दूषित स्वर से पाठ 
किया हो) । 

निक्षिप्त (वि०) [नि+-क्षिप्‌+-क्त] नियुक्त । 

निखिलेन (अ०) पूर्णतः, सब मिलाकर । 

निगादः [नि-|-गद्‌--घवन_] सस्वर पाठ । 

निगमः [नि--गम्‌--अच्‌] 1. प्रतिज्ञा - स्वनिगममपहाय 
मत््रतिज्ञां ऋतमधिकतूंमवप्लृतो--भाग० १३९३७ 
2. प्राप्ति-पन्था मन्निगमः स्मृतः -भाग० ११] 
१९४२ । 

निगमनसूत्रम्‌ (नपु०) वह सूत्र जो किसी अनुमान वाक्य 
का उपसंहार करता है । 

निगमात्‌ (अ०) सारांशतः, संक्षेप से--भाग० १०।१३।३९। 

निगुप्‌ (म्वा० पर०) छिपान।, गुप्त रखना । 

निगोर्णचारिन्‌ (वि०) [क० स०] अज्ञात होकर घूमने 
वाला । 

निगोजाहकः (पुं०) बिच्छू । 

निग्रहः [नि +-ग्रह्‌ +अच्‌| अतिक्रमण--निग्रहाद्धमंशास्त्राणां 
¬ महा० १२1२४ १३ । 

निग्रहणम्‌ [नि+-ग्रह्‌ --ल्युट्‌ ] युद्ध, लड़ाई । 

निघ्नान (वि०) [नि+हन्‌+ शानच्‌] नाशकर्ता, जो नष्ट 
करता हँ । 

निचित [नि-- चि-क्त] बद्धकोष्ठ, मलावरुद्ध । 

निचुलः [नि+-चुलू +क] 1, कमल 2. नारियल का पेड़ 
-नाना० । 


निखुलय्‌ (चुराऽ उभ०) बक्स में बन्द करना, ढकना 
--निजां. वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृताम्‌ 
+-सौन्दये ० । 

नितम्बः [निभृतं तम्यते कामुकः--नि--तम्बू--अच्‌] 
1. कूल्हा 2. वीणा का स्वनशील फलक. 3. ढलान 
4. चट्टान ! 

तितान्तकठिन (बि०) बहुत कठोर, अत्यन्त कड़ा । 

नित्य (वि०) [नियमेन भवं - नि~-त्यप्‌ | 1. अनवरत, 
लगातार, शाश्वत 2. अनश्वर 3. नियमित, स्थिर 
4. आवश्यक 5. सामान्य (विप० नैमित्तिक) । 
सम०--अनुबद्ध (वि०) सदैव संबद्ध, अनुवादः 
तथ्य की नग्नोक्ति--में० सं० ४।१।४५, अभियुक्त 
(वि०) लगातार किसी न किसी कार्य में लीन, 

कालम्‌ (अ०) सदेव, हर समय,--जात (वि०) 

लगातार उत्पन्न अथ चेनं नित्यजातं - भग० २।२६, 
- बुद्धि (वि०) सभी बातों को सतत या निरन्तर 
मानने वाला, - भाव: शाश्वतता, नेरन्तयं, - समः 
एक विचार कि सभी वस्तुएँ सदेव एक समान 
रहती हैं । 

निदाघः [नि--दह घडा कुत्वम्‌] आन्तरिक गर्मी । 
सम० - धामन्‌ (पु०) सूर्यं निदाघधामानमिवाधिदी- 
घितम्‌ शि० १।२४। 

निर्दाशत (वि०) [नि+दृश्‌+णिच्‌¬-क्त] प्रदर्शित, 
चित्रित, प्रमाणित । 

निर्दाशन्‌ (वि०) [नि~ दृश्‌ +णिच्‌-णिनि] पथप्रदर्शक, 
उदाहरण प्रस्तुत करने वाळा सतां बुद्धि पुरस्कृत्य 
सर्वलोकनिर्दाशनीम्‌ - रा० २।१०८।१८। 

निद्रादरिद्र (वि०) [व० स०] 'अनिद्रा' रोग से ग्रस्त । 

निधनम्‌ (नपुं) [निवृत्तं धनं यस्मात्‌--ड्धाञ् --क्यु] 
जन्मकुंडली में लग्न से छठी राशि | 

निधानम्‌ [नि-{-धा +-ल्युट्‌] धरोहर । 

निन्दनोपमा (स्त्री०) निन्दोपलक्षित उपमा, ऐसी तुलना 
जिसमें निन्दा प्रकट हो । 

निपत्‌ (म्वा० पर०) विफल होना, अपरिपक्व अवस्था म 
ही नष्ट हो जाना (जसे गर्भपात) । | 

निपाकः [नि )-पच्‌-+-घञ्ञ्‌] 1. पसीना 2. (कच्चे फल 
को) पकाना । 

निपातः [नि+-पत्‌+-घञ्ञ्‌] मिलकर आना, समागम 
--यासामेव निपातेन कललं नाम जायते--महा० 
१२।३२०।११५ । 

निफेनम्‌ (नपुं) अफ़ीम । 

निर्बाहत (वि०) [नि+ बह +क्त] नष्ट किया गया, दूर 
किया गया - कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांहसा-शि० 
१।२९ । 

निबिडित (वि०) [नि+वि (बि) ड--क्त] 1. गुरूकृत, 


( १२८६ ) 


भारी बनाया हुआ, भीड से युक्त, मोटा 2. दाबकर 
सटाया हुआ, भींचा हुआ - लङ्कामर्तुतिविडित--बा० 
रा० ५।१९। 

निभृत (वि०) [नि--भू--क्त] 1. भरा हुआ 2. गुप्त 
3. मूक 4. विनीत 5. दृढ़ 6. एकाकी 7. निष्क्रिय, 
आलसी । सम०--आचार (वि०) दृढ़ आचरण का 
_व्यक्ति,-स्थित (वि०) गुप्तरूप से विद्यमान । 

निम: (पु०) लकड़ी की खूंटी, मेख । 

निमित (वि०) [नि+मा-+क्त] 1. देऽ 'निमित'ः उत्पा- 
दित 2. मापा गया । 

निमित्तम्‌ [ नि+मिद्‌--क्त ] 1. ज्ञान का साधन --तस्य 
निमित्तपरीष्ट:--मी ० सू० १।१।३ 2. कार्य, उत्सव 
एतान्येव निमित्तानि मुनीनामूध्वंरेतसाम्‌-महा० 
१२।६१।६। सम० -ज्ञः (पुं) शकुन के आधार 
पर भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी,-- नेंमित्तिकम्‌ 
कार्य और कारण, - मात्रम्‌ केवल उपकरण स्वरूप 
कारण--भाग० ११।३३। 

निमेषान्तरम्‌ [ ष० त० ] एक क्षण का अन्तराल । 

निम्न (वि०) [नि¬-म्ना{क] 1. गहरा, नीचा 
2. अधम कार्य - निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति - महा० 
३।१९०।२६। सम० - अभिमुख (वि०) निम्नतर 
स्तर की ओर बहने वाला कु० ५५ । 

निम्नित (वि०) [ निम्त--इतच्‌ | गहरा, डूबा हुआ । 

निम्बपञ्चकम्‌ (नपुं०) नीम वृक्ष से उत्पन्न पाँच पदार्थ 
पत्त, फूल, त्वचा, फल और जड । 

निम्बकपञ्चकम्‌ (नपुं०) नींबू के पाँच भेद - (सन्तरा, 
मुसम्बी, त्तारंगी, खट्टा या गलगल, कागजी नींबू) । 

नियत (वि०) [ नि+-यम्‌ +क्त] 1. रोका हुआ, बांघा 
हुआ 2. आश्रित 3. (व्या० में) अनुदान सहित 
उच्चरित ! 

नियमः [ नियम्‌ +अप्‌ ] 1. गुप्त रखना मन्त्रस्य 
नियम कुर्यात्‌ मंहा० ५।१४१।२० 2. प्रयत्न -- महा ० 
२।४६।२० । सम० - हेतुः विनियमन का कारण, 
नियमित रखने का कारण । 

नियुक्त (वि०) [ नि+युज्‌ +-क्त ] उपयोग में लाया 
गया, काम पर लगाया गया । 

नियोक्तव्य (वि०) [ नि--युज्‌+-तव्यत्‌ ] 1. जिसको 
कोई कार्यं सौंपा जाय 2. नियुक्त किये जाने योग्य 
3. जिस पर अभियोग चलाया जाय--मनु० ८।१८१। 

नियोगः [ नि+-यृज्‌ +-घञञ्‌ ] 1. अपरिवत्यं नियम--न 
चेष नियोगो वृत्तिपक्षे नित्यः समास इति--मी० सू० 
१०।६।५ पर शा० भा० 2. सही, यथार्थ--कि० 
१०।१६ । 

निरभ्र (क) (वि०) [ निर्‌--अग्र ue ] जो राशि बिना 


श्र > 


कुछ शष रहे, पूरी पूरी बट सके । 


निरधिष्ठान (वि०) [ ब० स० ] 1. असहाय 2. स्वतंत्र 

निरनुग्रह (वि०) [ब० स०] निर्दय, कथाशून्य, 
अकपाल । 
म्‌ (कि०) जो बच्चे नाक से निरपेक्ष हो, जिसमें 
नाक की सहायता की आवश्यकता नहो। ' 

निरनुतालिकम्‌ (नर्प०) नारायण भट्ट की एक रचना 
जिसमें कोई अनुनासिक वर्ण प्रयुक्त नहीं हुआ । 

निरन्बस्‌ (वि०) [ ब० स० ] भूखा, निराहार । 

निरपवाब (वि०) | ब० स० ) 1. कलङ्करहित 2. जिसमें 
कोई अपवाद न हो। 

निरलंकृतिः (स्त्री०) (काव्य में) अलंकार का मभाव, 
सरलता । 

निरबसाद (वि०) [ ब० स० ] प्रसन्न, खुश । हि 

निरायति (वि०) [ब० स० ] जिसका अन्त दुर नहीं है 
--नियता लघुता निरायते:--कि० २।१४। 

निरारम्भ (वि०) | ब० स० ] सब प्रकार का कार्य 
करने से मुक्‍त (अच्छी भावना से), निष्क्रिय । 

निरावर्ज (वि०) [ ब० स७ ] स्फुट, स्पष्ट, प्रकट । 

निर्पभोग (वि०) [ ब० स० ] उपभोग शून्य । 

निरुपाधिक (वि०) [ ब० स० ] जिसमें कोई शर्ते न हो, 
निरपेक्ष । 

निर्दाक्षिष्य (वि०) [ब० स०] जिसमें शिष्टता या 
शालीनता न हो, अभद्र । 

निर्धात (वि०) [ निर+धाव्‌--क्त ] घुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ-निर्धातदानामरूगण्डभित्ति: --रघु० २।४३। 

निर्नाथक (वि०) [व० स०] जिसका कोई नेता 
नहो। 

निर्बीज (वि०) [ ब० स० | नपुंसक, नामदं, निइशक्त !- 

निमंन्लु (वि०) [ ब० स० ] निष्कलंक, निरीह, । 

निर्मान (वि०) [ब० स० ] 1. आत्मविश्वास से हीन 
2. जिसमें स्वाभिमान न हो । 


निर्छक्ष्य (वि०) [ ब० स० ] अदृश्य, जो दिखाई न दे । 

निर्लून (वि०) [ ब० स० ] पुरी तरह कटा हुआ । 

निबत्सल (वि०) [ब० स०] स्नेहहीन, 
वात्सल्य का अभाव हो । 

निविषंडग (नि०) [ ब० स० ] अनासक्त, उदासीन । 

निवृत्तिः (स्त्री०) निष्पन्नता, निष्पत्ति । 

निवलक्ष्य (वि०) | ब० स० ] निर्लज्ज, बेशमे । 

निव्यंबधान (वि०) [ब० स० ] व्यवघानरहित, मुक्त, 
अनाच्छादित, खुला (स्थान) । 

निव्येवस्थ (वि०) | ब० स० | जिसमें कोई व्यवस्था 
न रहे, इधर उधर भटकने वाला, असंगत गतियुक्त । 

निर्व्याबुति (वि०) [ब० स०] जिससे कुछ प्राप्ति 


नहो। 
निर्त्रीड (वि०) [ ब० स० ] निलेज्ज, बेशरम । 


जिसमें 


( १२८७ ) 


निरयः [ निर्‌--इ--अच्‌ ] दे० 'निलयः'--आवासनिरया- 
द्वीरो निरयादिव सानुज:--रा० च० २। सम० 
>जत्मंन (नपुं०} भौतिक अस्तित्व--यासां गृहे 
निरयवत्मेनि वततां वः--भाग० १०।८२।३१ । 

निरस्तसंख्य (वि०) [ब० स० ] अनन्त, असंख्य, अन- 
गितत । 

मिराकृत (वि०) [ ब० स० ] 1. निराकरण किया गया 
2. तिरस्कृत । 

निरुद्ध (वि०) [ नि-+रुघ--क्त ] 1. अवरुद्ध 2. भरा 
पूरा, पूर्ण । सम०-वबुत्ति (वि०) कार्य करने में 
जिसकी गति अवरुद्ध हो गई है-वाष्पनिरुद्धवृत्ति- 
कण्ठम्‌ ¦ 

निरोधः [ नि+रुघ--घव्म ] लय, बुझ जाना । 

निरूपक (वि०) [ निऋरूप्‌+-ण्दूल } 1. निरूपण करने 
वाला, पर्यवेक्षक 2. निश्‍चय करने वाला, घटक । 

निरूपित (वि०) | नि+-रूप्‌ +-क्त ] 1. चिह्ित, अंकित 
2. नियृक्त 3. निशाना बनाया गया, इंगित । 

निऋतिः (स्त्री) [निर--ऋ--वितन्‌ ] 1. मूळ नक्षत्र 
2. आठ वसुओं में से एक 3. ग्यारह रुद्रों में से 
एक । 

निर्गलित (वि०) [ निर्‌+-गल्‌ +क्त] 1. बहा हुआ 


2. घुला हुआ, पिघला हुआ । 
निर्णयोपमा (स्त्री ०) अनुमान पर आधित उपमा--काव्या ० 


निणिक्त (वि०) [ निणिज्‌+-क्त ] 1. घुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ 2. प्रायदिचित्त किया हुआ। सम० 


बाहुवलय (वि०) जिसके कड़े या चूड़ियाँ स्वच्छ 
करके चमका दी गई हों,---भनस्‌ (वि०) स्वच्छहूदय, 
निर्मल मन वाला । 


निर्देश: [ निर्‌+दिश्‌-घञ्ञ्‌ ] करार, प्रतिज्ञा-महा० 
१३।२३।७०। 

निर्देश्य (वि०) [ निर+दिश्‌--यत्‌ ] 1. संकेत किये जाने 
के योग्य 2. निश्चित किये जाने योग्य 3. उद्घोष्य 
4. जिसमें पवित्रता होनी चाहिए : सुरापानं ब्रह्महत्या 
११५३७५ अनिर्देश्यानि मन्यन्ते - महा» १२।१६५।३४ । 

निर्धूननम्‌ [ निर--घूज्त +ल्युट्‌ ] दीर्घं निःश्वास, लहरों 
की भाँति उठना गिरना । 

निर्बन्धपूष्ट (वि०) [ त° स० ] जिससे आग्रह पूर्वक कोई 
बात पूछो गई 

निबन्धिन्‌ (वि०) [ निबंन्ध--इनि ] आग्रह करने वाला । 

निर्भत्संनम्‌ [ निर +-भर्त्स +ल्युट्‌ ] धमकी देना, अप- 
शब्द कहना, झिड़की देना । 

निर्माथिन्‌ (वि०) [ निर्माथ--इनि ] कुचलने वाला 
बिलोने वाला, पीस डालने वाला । 

निर्मा [ निर्‌ +मा नक्र ] मुल्य, माप, सम । । 


१६२ 


निर्माणम्‌ [ निर्‌ --मा--ल्युट्‌ ] बनना, जन्म होता--पूर्व- 
निर्माणबद्धा गया हि कालस्य गतिरीदृशी--ख० ७। 
१६० 

नियत (वि०) [निर --या--शतू ] बाहर जाता हुआ, 
निकलता हुआ । 

निर्वाणम्‌ [ निर्‌ +या+ल्युद्‌ ] नगर से बाहर जाने 
का मार्गे । 

निर्याणिक (वि०) [ निर्याण+-ठक्‌ ] मोक्ष की ओर ले 
जाने वाला । 

निर्यामक पु निर +-यम्‌+-णिच्‌+-ण्वुलू ] सहायक । 

निर्योगः [ निर्‌ +युज्‌ू+घजञा | 1. पूरा करना, सम्पन्न 
करना, बनाव म्युगार करना-निर्योगात्‌ भूषणान्माल्यात्‌ 
सर्वेभ्योऽर्षं प्रदाय मे--भ्रति० १२६ 2. गाय को 
खुंटे से बाधने का रस्सा--भाय० १०।२१।१९ । 


निर्लोच्य ( अ० ) [ निर्‌ +छुच्‌¬-ल्यप्‌ ] सोचविचार 


कर । 

निर्वचनम्‌ [ निर्‌-+वच्‌-+स्युट्‌ ] स्तुति-महा० १ 
१०९।२३ । 

निर्वापः [ निर्‌ +वप्‌+-घञ्ञ्‌ ] प्रदान करना, अर्पण 
करना । 

निर्वापित (वि०) [ निर्‌-+वप्‌+ णिच्‌-क्त ] बुझाया 


निर्वासत (वि०) [ निर्‌ --वस्‌--णिच्‌ --क्त ] बहिष्कृत, 
निष्कासित । 

निर्वास्य (वि०) [ निर्‌ -- वस. --णिच्‌ --यत्‌ ] बहिष्कार्य, 
देश से निकालने 

निर्विश्‌ (तुदा० पर०) 1. घर में बस जाना 2. प्रविष्ट 
होना 3. आगे जाना 4. ऋण परिशोध करना-निर्व- 
ष्टव्यं मया तत्र महा० ५।१४६।१५ 5. किसी के 
साथ रहना--शुश्रूषणे प्रावृषि निविवक्षताम्‌ - भाग० 
१।५।२३ । 

निविष्ट (वि०) [निर +-विश्‌--क्त ] 1. घुसा हुआ, 
चिपका रहा, जुड़ा रहा 2. शिविर में वर्तमान, डेरा 
डाले हु 

निर्वेशः [ निर + विश्‌+-घञ्ञ, ] 1. प्रविष्ट होना- आत्म- 
निवंशमात्रेण तियंग्गतमलखलम्‌ - भाग ० १०।१०।२६ 
2. बदला लेना --भाग० १०।४४।३९ । 

निर्वारित (वि०) [निर्‌ +-वृञ-णिस्‌ +क्त] हटाया 
हुआ, रोकां हुआ । 

निर्वृत्तमात्र (वि०) जो अभी-अभी समाप्त किया हो । 

निर््यंञ्जक (वि०) [निर +व्यब्ज्‌+ण्वुल ] संकेत 
करता हुआ, दिग्दशंन करता हुआ-स्नेहस्य निव्यंड्जक: 
—महावी० ५।६२। 

निबद्ध (वि०) [निर्‌ +व्यघ्‌+क्त] 1. 
2. वियुक्त । 


धायल 


( १२८८ ) 


निर्वेष: | निर +-व्यभ्‌ {-घञ्ञ्‌ | 1. अन्दर घुस जाना 
2. अन्नदुंष्टि । 

निव्युषित (वि०) | निर, --वि--वस्‌ ‡-कत | व्यय किया 
गया, बीत गया, अतीत । 

निव्यूंढ (वि०) | निवि--ऊह क्त ]1 समरव्यूह में 
व्यवस्थित 2. सफल 3. बाहर धकेला गया । 

निव्यूंढिः [निवि +ऊह --क्तिन्‌] उच्चतम बिन्दु या अंश 1 

निव्यूहः [निवि--ऊह --अच्‌ | खूँटी-महा० ३११६०।३९ । 

निर्हरणम्‌ | निर +-हूञ-त्युट्‌ ] विषहर, विषनाशक । 

निहेरिः [ निर्‌ +-हृ--घञ्ग्‌ ] घटाना । 

निर्हारिन्‌ (वि०) [निर्हार+-इनि ] 1. फंलाने वाला 
2. एक प्रकार की सुगन्ध जो और सब सुगन्यों से 
बढ़िया हो । 

निर्हासः [ निर्‌ +-हस्‌ +-घञ्ञ्‌ ] छोटा करना, संकुचित 
करना । 

निलयनम्‌ [ नि+-ली+-ल्युट्‌ ] घर, आवास, निवास । 

निलायनम्‌ [ नि+ली +णिच्‌ +ल्युट्‌ ] आँखमिचौनी का 
खेल खेलना--भाग० १०।११।५९ । 

निबहः [ निञ-वह्‌ +-अच्‌ ] हत्या, वध । 

निवातकवचाः (१०) (ब० व०) एक जनजाति का नाम। 

निवापः [ निञ-वप्‌+-घञ््‌ ] 1. बीज, अन्न के दाने 
2. श्राद्ध के अवसर पर पितृतपंण 3. उपहार । सम० 
ला अञ्जलिः तर्पण के लिए दोनों हाथों की अञ्जरि 
में लिया हुआ पानी,--अन्नम्‌ यज्ञीय आहार । 

निवारकः { नि-+-वु--णिच्‌ +-ण्वूल ] प्रतिरक्षक । 

निवासः [ नि+-वस्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. घर, मकान, आवास । 
सम०--भूमिः रहने का स्थान, - रचना भवन, मन्दिर, 
--स्थानम्‌ रहने की जगह । E 

निविश्‌ (तुदा० आ०) 1. फेंकना, बन्दूक का निशाना 
बनाना 2. (मन को) प्रभावित करना । 

निविष्ट (वि०) [नि~ विश्‌--क्त] कृष्ट, आवधित (देश)। 

निवृत्‌ (भ्वा० आ०) 1, वापिस आना 2. भाग जाना 
3. बच निकलना 4. समाप्त होना 5. सम्पन्न होना, 
प्रेर० बाल छोटे कराना । 

निवृत्त (वि०) [ नि+-वृत्‌--क्त ] जमा हुआ, व्यवस्थित, 
विनियमित (जैसे कि सूर्य) । सम०--यौवन (वि०) 
जिसे फिर जवानी दी गई हो, जिसकी जवानी लौट 
आई हो । 

निशारत्नम्‌ [ ष० त० | 1. चन्द्रमा 2. कपूर । 

निशिचारः [सप्तम्यलुक्‌ समास] निशाचर, राक्षस, पिशाच । 

निइचायः [ निः+-चि+-घञा ] समाज, सत्संग । 

निश्चारकम्‌ | नि:-+-चर्‌+पण्वुल्‌ ] 1. पुरीषोर्सर्जन 
2. वायु, हवा 3. धृष्टता, दुराग्रह, हठ । 

निश्चितार्थ (वि०) [ ब० स० ] 1. जिसने अपना मन 
पक्का कर लिया हं 2. यथार्थ न्याय करने वाला । 


निश्राणः [ मि[-श्रित-शानच्‌ | सान, सिल्लौ, शाण- 
प्रस्तर । 

निषादस्थपतिन्यायः ( पु० ) एक नियम जिसके आधार 
पर कर्मधारय और तत्पुरुष दोनो समासी की प्राप्ति 
' होने पर, पूर्ववर्ती अर्थात्‌ कर्मधारय ही बलीयान्‌ 
होता हे । 

निषेकः [ नि +-विच्‌+-घञ्ग ] आसुत, सव, अकं । ` 

निषेक्त्‌ (पुं०) [ नि+-षिच्‌+-तृच्‌ ] पिता, जनक । 

निषेधिन्‌ (वि०) [ निषेध +-इनि ] 1. प्रत्याख्यान करने 
वाळा, वर्जन करने वाला 2. आगे बढ़ने वाला । 

निष्कम्‌ | निष्क्‌ -अच्‌ ] बिदाई, प्रस्थान, खानगी । 

निष्कल (वि०) [ निष्कल्‌{-अस्‌ ] (संगीत० में) अनु- 
च्चरित या अव्यक्त ( वाणी ) । 

निष्कालनम्‌ [ निष्कलू--णिच्‌--ल्युट्‌ ] दूर भगाना, 
हटाना । 


निष्कृतिः [ नि:--कृ--क्तिन्‌ ] भत्संना, झिड़की - स्त्रिया- 
स्तथापचारिण्या निष्कृतिः स्याददूषिका--महा० १२। 
३४।३०। 

निवकर्षम्‌ [ निः-कृष्‌-अच्‌ ] टॅक्स लेने के लिए प्रजा 
का उत्पीडन । 

निष्क्रास्त (वि०) [ नि:--क्रम्‌--क्त ] 1. बाहर निकला 
हुआ 2. आगे आया हुआ--अर्घनिष्क्रान्त एवासौ --दु० 
स० ३1३४ | 

निष्टनः [ नि: +-तमु-अच्‌ ] कराहना, आह भरना-- रा० 
७।२१।१२ । 

(वि०) [ निः+-स्था+-णिच्‌+-कत ] सम्पन्न, 

पुरा किया गया-माल० ६। 

निष्ठानित (वि०) [ निष्ठान+-इतच्‌ ] मिर्च मसाले के 
छौंक से युक्त, अचार चटनी आदि सहित । 

निष्ठित (वि०) [ नि+-ष्ठिव्‌ +-क्त ] जिसके ऊपर थूका 
Pa हो - भाग० ११२२1५९ । 

: [ नि:+ पत्‌-घञ्‌ ] धडकन, कम्पन । 

निष्पन्द (वि०) [ नि+-स्पन्द्‌ +अच्‌ ] गतिहीन, अचल, 
स्थिर, - न्दः (पुं०) मित्रता का बन्धन--आर्षोऽयं 
देवि निष्फ्न्दः-रा० ३।५५।३५। 

निष्यूतंम्‌ [ निः{-पृ+-क्त ] धर्मशाला, धर्मार्थं बना 
विश्रामभवन । 

निष्कोश (वि०) [ ब० स०] बिना म्यान का । 

निश्‍चक्रिक ( वि०) [ ब० सं० ] बिना किसी चालाकी के, 
ईमानदार, सच्चा । 

निष्पक्व (वि०) [ निस्‌+-पच्‌+-क्त ] भली-भाँति पकाया 
हुआ 


हुआ । 

निष्परामर्श ( वि०) [ ब० स० ] जिसे कोई उपदेश न 
मिला हो, असहाय । 

निष्पुराण ( वि०) [ ब० स० ] अभुतपूर्व, नया, नूतन । 


( १२८९ ) 


पैनष्प्रतिग्रह (वि०) [ ब० स० ] जो दान ग्रहण नहीं करता 
हैं, उपहार नहीं लेता हूँ । 

निष्प्रत्यादा (वि०) [ ब० स० ] निराश, हताश । 

निध्प्रबणि (वि०) [ ब० स० ] जो खड्डी से अभी आया 
हं, नया (कपडा) । 

निःशकर (वि०) [ ब० स० ] जिसमें कंकड न हों, रोडे 
आदियों से मुक्‍त । 

निःसह (वि०) [ ब० स० ] 1. क्लॉन्त 2. असहिष्णु । 

निःसूत्र (वि०) [ ब० स० | असहाय, साहाय्यहीन । 

निःस्वन (वि०) [ ब० स० ] शब्दहीन, जिसमें से कोई 
आवाज़ न निकले । 

निःस्पर्श (वि०) [ ब० स० ] कठोर, कड़ा, रूखा । 

निसर्गनिषुण (वि०) [ पं० त० ] स्वभावतः चतुर । 

निसृष्ट (वि०) | नि+सुजू--क्त ] सुलगाया हुआ 
(जैसे आग) । 

निस्तुषत्वम्‌ [ ब० स० ] तुषों का न होना, दोषराहित्य 
दोषों का अभाव । 

निस्तोदः [ निः†-तुद्‌ञ-घञा ] गुंभ जाना, चुम जाना 
डंक मारना । 

निहित (वि०) [ नि--घा--क्त ] (सेना की भाँति) 
कम्प लगाए हुए, शिविरस्थ । संम०--दव्ड, (वि०) 

कोमल हृदय, कृपालु । . 

निङ्कबः [ नि--हनु--अप्‌ | 1. मुकर जाना 2. वचन- 
विरोध, विरोघोक्ति 

नीखगामिन्‌ (वि०) अधम मागे का अनुसरण करने वाला। 

नोतिशतकम्‌ (नपुं) भर्तृहरिकृत नीतिविषयक सौ इलोकों 
का संग्रह । 

नोरचर (वि०) [ त० स० ] जल में रहने वाला, जल में 
भूमन वाला । 


नीरङ्की स्त्री 
नीराजित (वि०) [ निर्‌--राज्‌--क्त ] देवताचंन के 
दीप तथा ज्योति से सुसज्जित, प्रभासित । 


नीळपिटः (पुं) राजकीय प्रझस्तियों तथा समाचारों का 
संग्रह । 

मीलस्नेहः ) अतिशय प्रेम । 

नोविः,-वी (स्त्री) [नि+-व्येञ-इञ्ञ्‌, य लोप. पूर्वस्य 
दीर्घः ] कारागार--नीवी स्याद्बन्धनागारे घने स्त्री- 
वस्त्रबन्धने --नाना० । 

नुत्तिः [ नुद्‌ +-क्तिन्‌ ] हटाना, दुर करता । 

ननंभावः ( १०) सम्भाव्यता, प्रायिकता । 

नूनंभावात्‌ (अ०) कदाचित्‌, सम्भवतः । 

न्‌ [ नी-ऋन्‌ डिच्च] (पुं० कर्ते ए० व० ना) 
1. मनुष्य, व्यक्ति (चाहे पुरुष हो या स्त्री) 2. मनुष्य 
जाति 3. पुंल्लिग शब्द 4. नेता। सम०--कारः 
मनुष्योचित कायं, शौयं, (वि०) मनुष्यभक्षी 


--पाय्यन कमरा,--बाह्यम 
पालकी । 
} (नपुं) [ नृत्‌ + क्त, क्यप्‌ वा ] माच, अभिनय। 
नृत्यम्‌ | सम०- हस्तः नाचते समय हाथों की स्थिति 
नेती (स्त्री०) योग की एक क्रिया--नाक में डोरी डाळ 
कर मुंह गे से निकालना । 
नेत्रम्‌ [नी 1 न्‌ | 1. खटमल--नाना० 2. बक्कल 
वृक्ष की 'आल--नाना० 3. आँख । सम०-- कार्मणम्‌ 
आँखों के लिए एक जादू,- चपल (बि०) जिसकी 
आँखें अधिक झपकती हों, आँखें झपकाने वाला,-पाकः 
आँखों की सूजन,_बन्षः 1. आँख मिचौनी खेलना 
2. आँखों में घूल झोंकना,-- आवस्‌ सांप । 

नेश्यम्‌ (नपुं) आँखों के लिए उपयुक्त । 

नेवीयोभरण ( वि०) [ ब० स० ] जिसकी मृत्यु निकट ही 
है, मरणासन्न--राज० ४।३१। 

नेदिषस्‌ ( वि०) शब्दायमान, कोलाहल करने वाला । 

नेपथ्यगृहम्‌ (नपुं०) श्ंगार भवन, प्रसाधनकक्ष । 

नेमितुम्बारम्‌ पु ) पहिए का घेरा और नाभि । 

नेय (वि०) | नी+ण्यत्‌ ] 1. ले जाये जाने के योग्य 
2. शिक्षा दिये जाने के योग्य--अनेय: शिक्षयितुम- 
योग्य:--महा ० ५।७४।४ पर टीका । 

नैककोटिसारः ( पुं० ) करोड़पति, कोट्यधीश । 

नैगमः [ निगम-|-अण ] यास्ककृत निरुक्त का एक काण्ड । 
सम ०---काण्ड: दे० 'नंगम' । 

नेब्र ( वि० ) [ निद्रा+अण्‌ ] 1. शयाळू, निद्रालु 2. बन्द 
( फूल जिसकी पंखड़ी अभी बन्द हो ) 

नैमित्तिक (बि० ) [ निमित्त--ठक्‌ ] 1. किसी कारण से 
संबद्ध 2. असाधारण । सम०--कर्मन्‌ (नपु०) किसी 
विशेष कारण से होने वाला संस्कार ( विप० नित्य- 
कमं ),--लयः ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्राह्मलय (यह 
लय चार हजार वर्ष के उपरान्त होता हूं । 

नैऋत्य (वि०) [ नि्रति+अण्‌ ] दक्षिण-पश्चिम 
दिशाओ से संबंध रखने वाला । 

नैश्चिन्त्यम्‌ [ निठिचिन्त-- ष्यव्न ] चिन्ता से मुक्त होना । 

नेष्कतृंक ( वि० ) [ निष्कर्तृ॑+ठझ, ] लकड़ी काटने 
वाला । 

नैष्क्रम्यम्‌ [ निष्क्रमन-ष्यका, ] भौतिक सुखों के प्रति 
उदासीनता ( बुद्ध० ) । 

नैष्ठिक ( वि० ) [ निष्ठा--ठक्‌ ] 1. अन्तिम, उपसंहार 
परक 2. निश्चित 3. उच्चतम, पूर्ण 4. आभार्य, अनि- 
वार्य--महा* १२।६३।२३। सम०--क्रह्वाचारिन्‌ 

वि० ) जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यं पालन करने वाला । 

नैहारः [ नीहार-- अण्‌ ] कुहरा या धुंध से संबन्ध रखने 
वाला । 

नौकमः [ ष० त० ] किरितियों से बनाया गया पुल । 


बडा भवन, बडा 


( १२९० 


श्यक्त: [ नि) अन्त ] 1. सामीप्य, 
पाइब--रा० २६६८1१२ । 

स्यवप्रहः [ नि--अव-- ग्रह +-अच्‌ ] समस्त शब्द के 
प्रथम खण्ड का अन्तिम स्वर जिस पर स्वराखून नहीं 
किया गया हे । 


न्यस्त (वि० ) [ नि--अस्‌--क्त ] 1. धारण किया 
` हुआ, वस्त्र पहने हुए 2. ( स्वर की भांति ) मन्दस्वर 
से युक्त । सम०--अस्तव्य ( वि०) रख दिए जाने 
के योग्य, स्थिर किये जाने योग्य,--चिह्ल ( वि० ) 
बाह्य चिह् से मुक्त । 
न्यासः [ नि+अस्‌ -+घज्म_ ] लिखित पाठ्य या साहि- 
त्यिक मूल पाठ! 
न्यायः [ नि--इ--घव्य_ ] 1. प्रणाली, रीति, नियम, 


सन्निकटता 2. पश्चिमी | 


) 


व्यवस्था 2. औचित्य 3. विधि 4. घर्म 5. न्यायालय 
द्वारा उद्धोषित निर्णय 6. नीति 7. अच्छा प्रशासन 
8. सादृश्य 9. विश्वव्यापी . नियय । सम०--आगत 
( बि० ) ईमानदारी से प्राप्त, -- आभास: मिथ्यातक 
जिसमें सत्य की झलक आती. हो, एक रूपता का 
आभास, -- उपेत ( वि० ) न्यायानुमत, न्याय्य, अनु- 
मति-प्राप्त, सही ढंग से माना हुआ, निर्वपण (वि०) 
यथार्थ न्याय करने वाला, -विद्या,-शास्त्रभ्‌ तकंविद्या, 
तकंझास्त्र,--संबद्ध ( वि० ) युक्तियुक्त, तकंसंगत । 

- म्यूनपञ्चाशद्वावः ( पुं० ) ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसमें मान- 
वता के गुण पचास प्रतिशत से भी कम हों । 

न्यूनता ( स्त्री ०) 1. कमी, हीनता 2. घटियापन, अधुरा- 
पन । 


प 


पंशु-स्‌ ( म्वा० चुरा० पर०) नष्ट करना । | 
[ पच्‌-+क्तिन्‌ ] पवित्रीकरण,-- शरीरपक्तिः । 

कर्माणि-महा० १२।२७०।३८ । 

पक्व (वि०) [ पच्‌ +क्त, तस्य व: ] 1. पका हुआ, 
हुआ, उबाला हुआ 2. पूर्णविकसित । सम० 
(वि०) जिसके मनोवेग 
हो गई हैं,-.. गात्र (वि० 
शरीर, क्षीणकाय । 

पञ्धक्ति [ पञ्च्‌ + क्तिन्‌ 
श्रेणी । सम०- 
अनुगमन । 

पङ्क्तिशः (अं०) पंक्तिवार, लाइनों में । 

पशुगुवासरः (पुं ) शनिवार । 

पक्षः [ पक्षू--अच्‌ ] (वेद०) सूयं, दे० ३।५३।१६ पर 
सायण० । सम ०--अध्याय: तकंशास्त्र,-निक्षेपः एक 
पक्ष का ही विचार करना, किसी का पक्षपात करना, 
~ भेकः किसी तर्क के दोनों पहलुओं में विवेक करना, 
वषः पक्षाघात, शरीर के एक पक्ष में लकवा, 
~ धायः वातः पक्षाघात, अर्धांग में फ़ालिज, 
- पक्षकः पंखा । 

पक्षितीर्थम्‌ (नपुं०) दक्षिण भारत में एक पुण्य तीर्थ । 

पक्ष्मन्‌ [ पक्ष्‌ +- मनिन्‌ ] 1. गलमुच्छ सिंहस्य पक्ष्माणि 
मुखाल्लूनासि--महा० ३।२६८।६ 2. (हरिण के) 
बाल - निसर्गे चित्रोज्ज्वरूसूक्ष्मपक्मणा- शि० १।८। 

पक्मलदृश (स्त्री?) [ पक्ष्मल--दृश्‌-+-क्विप ] जिस 
स्थी की पलक लम्बी हों । ड ॥ 


| 
- कवाय 
और विषय वासनाएं शान्त 
) पके गात वाला, दुर्बल 


] 1. एक छन्द का नाम 2. लाइन, 
कमः आनुपूर्व्य, परम्परा, क्रमिक 


पचमानक (वि०) [ पच्‌+-शानच्‌, स्वाथ कन्‌ -] अपना 
भोजन स्वयं पकाने वाला । 

पच्चनिका (स्त्री) हरू का एक भांग । 

पञ्चन्‌ (स० वि०--सदेव ब० व०) [ पञ्च्‌ + कनिन्‌ ] 
(समास में 'पञ्चन्‌' के अन्तिम “न्‌ का लोप हो जाता 
हे) पाँच । सम०-- आननः, -_ आस्यः 1. सिह 
2. किसी भी एक विषय में अन्यतम जैसे कि “बद 
पञ्चानन’, - आयतनम्‌,-- आमयलनी पञ्च देवताओं 
(सूये, अम्बिका, विष्णु, गणपति और शूर) का 
समूह जो दैनिक पुजा में सम्मिलित हैँ,- -उपचारः 
पूजा के पाँच पदार्थ (गन्ध, पुष्प, घूप, दीप और 
नेवेद्य ),-- कृत्यम्‌ दिव्य शक्तियों के पांच कार्य-सृष्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोघान और अनुग्रह,---चाभरम्‌ 
एक छन्द का नाम,--घारणक पाँचों तत्वों की सहायता 
से स्थिर या जीवित,-- पादिका शंकर के ब्रह्म सूत्रभाष्य 
पर पद्मपादाचायं रचित टीका,--रात्रम्‌ (नपुं०) 
1. भासकृत एक नाटक का नाम, दर्शन शास्त्र पर 
नारद द्वारा रचित एक ग्रंय,--शौलम्‌ सामाजिक 
आचरण के पाँच नियम जिन का प्रचार बुद्ध ने किया 
था,- शुक्छम्‌ उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन, हरिवासर 
और सिद्ध क्षेत्र का संयोग,--सिद्धान्ती (स्त्री०) 
ज्योतिष के पाँच सिद्धान्त । 

पञ्चम (वि०) [ पञ्चन्‌--डट्‌--मट्‌ ] पाँचवां । सम० 
आस्यः कोयल,--स्बरम्‌ संगीत के स्वर का 
नाम । 

पढ़िचिका (स्त्री०) रजिस्टर या अभिलेख पुस्तिका । 


( १२९१ ) 


पञ्चीकरणम्‌ | पञ्च + च्वि कृ-ल्युट्‌ ] पाँचों तत्वों 
का मेल जिससे फिर नाना प्रकार के पदार्थों का 
निर्माण होता हे । 

षटः-टम्‌ [ पट्‌न-क | कपड़ा, वस्त । सम०- अञ्चलः 
बस्त्र की गोट, झालर, --उत्तरीयम्‌ चुन्नी, चादर, 
ओढ्ने का वस्त्र,--वाच्चम्‌ मजीरा, करताल, झांझ, 
--वासकः सुगन्धित चूर्णं । 

पटलकः,--कम्‌ | पट्‌+-कळच्‌, स्वार्थे कन्‌ च ] 1. पर्दा, 
घृंघट 2. पैकट । 

पटलिका (स्त्रीश) राशि, समुच्चय जसा कि 'धूलिपट- 
लिका में ।' 

पटहुवेला [ ष० त० ] वह समय जब कि ढोल बजाया 
जाता हे । 

पटुकरण (वि०) [ब० स० | जिसके अंग स्वस्थ हे 
~~सन्देशार्थाः क्व पटुकरणः प्राणिभिः प्रापणीया: 
= मेघ० ५। 

बट्टः,-र्‍ट्वम्‌ [ पट्‌ +क्त, इडभावः ] 1. (लिखने के लिए) 
तरूती 2. राजकीय प्रशस्ति 3. रेशम। सम० 
- अंशुकः रेशमी वस्त्र, अन्धः, - बन्धनम्‌ सिर पर 
पगडी बांघना, या मुकुट बाँघना । 

थट्टकिलः [ पटु+ कन्‌-इलच्‌ ] एक भुखण्ड को किराये 
पर जोतने वाला, पट्टेदार । 

पणः [ पण्‌+-अप्‌ ] 1. पासे से खेलना, दाँव रमाकर 
खेलना 2. दांव लगा कर, या होड़ बद कर खेलना 
3. दाँव पर लगाई हुई वस्तु 4. शतं 5. पैसा । 
सम०-- अयः लाभ ग्रहण करना,--क्षिया 1. दाव 
पर रखना 2. संघर्ष करना, मुकाबला करना । 

प्य (वि०) [ पण्‌4-यत्‌ ] 1. बचने के योग्य, विक्रयार्थं 
पदार्थं 2. व्यापार, वाणिज्य 3. मूल्य। सम० 


--जनः व्यापारी,-दासी भाडे की सेविका, 
-- परिणीता रखेल स्त्री,-संस्था बर्तनों की 
दुकान । - 


पणफरम्‌ (नपुं०) जन्मकुंडली में लग्न से दूसरा, आठवां, 
पांचवाँ और ग्यारहवां स्थान । 

पण्डितो (स्त्री) विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता । 

वण्ड:,-- कः (पुं०) हीजड़ा, क्लीब । 

पतङ्कः [ पतन्‌ गच्छतीति गम्‌+-ड नि०] 1. घोड़ा 
2. सूर्यं 3. गेंद 4. पारा 5. टिड्डा। सम०- क्षावः 
पक्षी का वच्चा । 

पतडगिका [ पतङ्ग+कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] (स्त्री०) 
1. धनुष की डोरी 2. छोटा पक्षी 3. मधुमक्षिका । 

पतत्प्रकर्ध (वि०) 1. जो तर्कसंगत न हो 2. काव्य 
सौन्दर्य से रहित । 

पताकः [ पत--आक ] बाण का निशान लगाते समय 
अंगुियों की विशेष मुद्रा । 


पताका [ पत्‌फ-आक--टाप्‌ | अचार, प्रसार--रम्या 
इति प्राप्तवतीः पताका:--शि० ३।५३। सम? 
दण्डः घ्वजयष्टिका, झंडे का डंडा । 

पताकिन्‌ (वि०) [ पताक--इनि ] झंडाघारी, पुं० रथ । 

पतितगर्भा (स्त्री०} [ ब० स० ] बह स्त्री जिसका गर्भ- 
पात हो गया हो † 

पतितवृत्त (वि०) [ब० स०.] रूम्पटता का जीबन 
बिताने वाला, अय्या । 

पत्काषिन्‌ (पु०) पदाति, पैदल सिपाही । 

पत्यध्यक्षः [ पत्तिञअध्यक्ष ] पैदल सेना का दलनायक, 
ब्रिगेडियर, उपचमूपति । ॥ 

पत्रम्‌ [ पत्‌-ष्ट्रन्‌ ] 1. पत्ता (वृक्ष का) 2. (फूल की) 
पत्ती 3. पत्र, चिट्ठी 4. पक्षी का बाजू 5. तलवार या 
चाकू काफल। सम०--तण्डला स्त्री, महिला, 
--दारक: आरा, लकडी आदि चीरने का यन्त्र, 
न्यासः बाण में तीर लगाना,--पिशाखिका पत्तों 
की बनी टोपी । 

पत्रल (वि०) [ पत्रस-लचू ] पत्तों से संमृद्ध । 

पथिकः [ पथिन्‌--ष्कन्‌ ] मार्गे चलने बाला, यात्री । 
सम०--जनः एक यात्री, या यात्रियों का समूह । 

पथिन्‌ (पुं०) [पथ्‌--इनि ] 1. मार्ग 2. यात्रा 3. परास 
सम० अशनम्‌ मार्ग में खानै के लिए भोण्य 
पदार्थ । 

पढम्‌ [ पद्‌ [-अच्‌ ] 1. पर 2. पग 3. पदचिक्न 4. सिक्का 
~ अष्टापद पदस्थाने दक्षमुद्रेव लक्ष्यते - महा० १२। 
२९८४० । सम०--कमलम्‌ चरण कमल, पर रूपी 
कमल, - जातम्‌ शब्द समूह,- रखना 1. साहित्यिक 
कृति 2. शब्द विन्यास सन्धिः शब्दों का श्रुति- 
मधुर मेल । 

पदातिलव (वि०) अतिनञ्ज, अत्यन्त विनीत । 

यदीकृ (तना० उभ०) वर्गमूल निकालना । 


पद्यम्‌ [ पद्‌-मन्‌ ] 1. कमल 2. शरीर की विशेषस्थिति, 
पद्मासन लगा, कर बैठना 3. इन्द्रजाल से संबद्ध आठ 
प्रकार के कोर्षी में से 'पच्चिती! नामक कोष। सम? 
-- प्रिया 1. लक्ष्मी का विशेषण 2, जरत्कार की 
पत्नी मनसा देवी,--मुत्रा तन्त्रशास्त्र का प्रतीक 1 

पह्मशः (अ०) [ पद्य--शस्‌ ] अरबों की संख्या में। 

पश्चिनीकण्टकः (पुं०) एक प्रकार का कोढ़ । 

पत्र; (पुं) [ पद्‌--रक्‌ ] ग्राम मार्ग । 

पनस्यु (वि०) प्रशंसा के योग्य बात प्रकट करने वाला, 
यशस्वी । 

पपी (पुं ) [पा--ई, द्वित्वं किच्च ] 1. सूर्य 2. चन्द्रमा। 

पयोरयः [ ष० त० ] नदी की धारा । 

पर (वि०) [ पु+अप्‌, अस्‌ दा | 1. दूसरा 2. दूर का 
3. इसके बाद का 4. उच्चतर श्रेष्ठ 5. उच्चतम, 


( १२९२ ) 


प्रमुख 6. बिदेशी 7. प्रतिकूल 8. ; 
(१०) 1. दूसरा 2. शत्रु 3. सवंशक्तिमान्‌,--रङू 
(नपुं) 1. उच्चतम बिन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 
4. शब्द का गौण अर्थ 5. भावी लोक, इससे परे 
की दुनिया । सम०--अयनम्‌ (परायणम्‌) 
1. उच्चतम पदार्थ 2, सारांश 3. दृढ भक्ति, 
4. घामिक आश्रम, अर्थः 1. मुक्ति-महा ० १२।२८८ 
१९ 2. दूसरों के लिए उपयोगी पदार्थ -- संघात- 
परार्थत्वात्‌ -सां० का० १७,--अध्य (वि०) 
दिव्य-- असावाटीत्‌ संख्ये परार्ध्यवत्‌ -भट्टि० 
९।६४,--अधसयञञायिन्‌ (वि०) दूसरे के घर सोने 
बाला, -आचित (वि०) दूसरों के द्वारा पालित 
पोषित, दास,--उद्दहः कोयल,--उषसपंणम्‌ दूसरों 
के निकट जाना, --काल (वि०) भावी समय से 
संबंध रखने वाला,--तकंक: भिखारो, भिक्षुक, 
~ तस्पमाभिन्‌ (वि०) दूसरे की पत्नी के साथ सोने 
वाला,--परिग्रहः दूसरों की संपत्ति (जेसे कि 'पत्नी” ) 
श० ५, -- परिभवः दूसरों से अपमान या तिरस्कार 
आप्त करना, --पाकनिबस (वि०) जो दूसरों के 
यहाँ भोजन नहीं करता, --पाकरत (वि०) जो 
अपने पालन पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करता 
है,--पाकदणि: दूसरों के घर पके भोजन की चाह 
करना । 

प्रबा (अ०) [पर] थाल] अन्यथा, वरना चोल० ५१५ । 

भरभ (बि०) [ परं परत्वं माति-क ] 1. अत्यन्त दूर का, 
अन्तिम 2. उच्चतम, श्रेष्ठतम, महत्तम 3. मुख्य, 
अमुख, प्रधान,--भम्‌ (अ०) 1. अच्छा, बहुत अच्छा, 
हां 2. अत्यन्त। सम० “अक्षरम्‌ पुनीत अक्षर 
'ॐ, आयुषम्‌ चक नामक शस्त्र --रा० ६।५८।१२, 
“काण्डः मडगलमय क्षण,--गहन (वि०) अत्यन्त 
रहस्ययुक्त,--पुंस्‌ परमात्मा, परमपुरुष,-परम (वि ) 
अत्यन्त श्रेष्ठ, --राज: सर्वोपरि राजा,-- समुदय 
(वि०) अत्यन्त सफल,--सम्मत (वि०) परमादर- 
णीय, अत्यन्त माननीय । 


परम्परयात (वि०) [ त० स० ] परम्परा प्राप्त, क्रमानु- 
सार प्राप्त । 

प्रर्परसम्बन्धः (पुं०) अप्रत्यक्ष सम्बन्ध । 

परम्परित (वि०) [ परम्परा-{-इतच्‌ ] श्रृंखला के रूप 
में, श्रेणीबद्ध । 

परशुमुद्रा (स्त्री०) [त० स० ] तंत्रशास्त्र में वणित 
अंगस्थिति । 

परस्परविलक्षण (वि०) आपस में एक दुसरे का विरोध 


करने वाला । 
परस्परव्यावृत्ति: (स्त्री०) आपसी निराकरण, पारस्परिक 
बहिष्करण । 


पराक दे० 'पराच' । 

पराकृष्ट (वि०) [ परा+ कृष-+क्त ] तिरस्कृत, 
अप्रतिष्ठित, निरादृत । 

पराक्षिप्त (वि०) [ परा--क्षिप्‌--क्त ] उथलपुथल, 
बलात्‌ दूर किया गया । 

पराग: [ परा-|-गम्‌--ड ] “सुगन्धित चृणं, पुष्परज । 

पराच्‌ (वि०) | परा-+अड्च्‌ + क्विन्‌ ] अनावृत्त, जो 
दोहराया न गया हो-- अनभ्यासे पराक्‌ ` शब्दस्य 
तादर्थ्यात्‌ मैँ० सं० १०1५४५ पर शा० भा०। 
सम०--दृश्‌ (वि०) नहिर्मुखी, जिसने अपनी आंख 
बाहरी संसार की और छगाई हुई है । 

पराचीन (वि०) [पराच्‌ ख 1 
2. बाहरी । 

पराडीनम्‌ [ परा--डी-+ल्युट्‌ | पीछे की ओर उडना 

पश्चादगति: पराडीनम्‌--महा० ८।४१।२७ । 

पराभवः (पुं) [ परा--भू+-अप्‌ ] ६० वर्ष के संवत्सर 
चक्र में चालीसवाँ वर्ष । 

परासिक्त (वि०) | परा--सिच्‌ +क्त ] फेका हुआ, दूर 
डाला हुआ । 

परासेधः (पु०) बन्दी बनाना, कारागार में डालना । 

परिकल्पित (वि०) [परिन क्लृप्‌-ल्युट्‌ ] विभक्त, 
बटा हुआ । 

परिक्रमः [ परि-]-क्रम्‌ ]-घडा ] नदी के प्रवाह का अनु- 
सरण करना । सम०--सहः बकरी । 

परिक्रिया (स्त्री०) [ प्रा० स० 1 व्यायाम करना । 

परिक्षत (वि०) | परि--क्षणू- क्त ] घायल, आहत । 

परिक्षिप्‌ (तुदा० पर०) बुरा भला कहना --प्रणयाच्चाभि- 
मानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ --रा० २।३०।२ | 

परिगाढ (वि०) [ परि+-गाह क्त 1 बहुत अधिक, 
अत्यन्त । 

परिगुणित (वि०) [ परि+-गृण्‌-}- क्त ] 1. जोड़. कर 
या गुणा करके परिवधित 2. पुनरुक्त, पुनरावृत्त । 

परिप्रहः [ परि--ग्रह +-अच्‌ ] 1. शरीर 2. प्रशासन । 
सम०--पत्नियों की बड़ी संख्या--परिग्रहबहुत्बेपि 
दे प्रतिष्ठ--श० ३। 

परिग्राह्य (वि०) [ परि--ग्रह न णिच्‌-- ण्यत्‌ ] नम्रता 
तथा शिष्टता पूर्वक सम्बोधित किये जाने के 
योग्य । 

परिधगुरु (वि०) [ क० स० ] लोहे की भाँति भारी । 

परिषस्तम्भः (पुं०) चोखट, दरवाजे की बाजू । 

परिश्रा (जुहो० पर०) संत्र चुम्बन करना । 

0020 (नपुं०) श्राद्ध के अनुष्ठान की विशेष 

ति । 

परिचारिका [ परि+-चर्‌-{- णिच्‌+-ण्दुल्‌-}-टाप्‌ ] सेविका 

दासी, सेवा करने वाली नौकरानी । 


1. अनुपयुक्त 


( १२९३ ) 


परिचारितम्‌ 
प्रमोद । 

परिश्यवतस्‌ [ परि--च्यु+-ल्युट्‌ | 1. पतित होना, गिर 
जाना 2. विचलित होना, भटकना । 

परिजीर्ण (वि०) [परि--ज--क्त] 1. घिसा हुआ, 
मुरझाया हुआ 2. पचाया हुआ । 

परिणामः [ परि+नम्‌+-घञ्ग्‌ ] 1. परिवतंन, रूपान्तरण 
2. पचाना 3. फल 4. पकना, पूर्णतः विकसित होना 
5. अन्त, समोप्ति 6. बुढ़ापा । सम० - जम्‌ अपच के 
कारण उत्पन्न उदर पीडा,-- मुख (वि० ) लगभग समाप्त 
होने को,--बादः: विकासबाद का सांख्य सिद्धान्त । 

परिणीतिः (स्त्री०) [ परि--नी--वितन्‌ ] विवाह । 

परिणेतव्य (वि०) [ परि--नी--तव्यत्‌ ] 1. जिसका 
अभी विवाहू होना हे 2. जिसका विनिमय होना हे । 

परितापिन्‌ (वि०) [ परिताप--णिनि ] तङ्ग करने वाला, 
उत्पीडक, कष्ट देने वाला । 

परितुप्तिः [ परि+-तृप्‌ +-क्तिन्‌ ] पूर्ण सन्तोष । 

परितृषित (वि०) [ परि--तृष्‌--क्त ] लालायित, 
उत्सुक, आतुरतापूर्वक प्रबल इच्छा रखने वाला । 

परित्यज्‌ (म्वा० पर०) किश्ती से उतरना । 

परित्याज्य (वि०) [ परि--त्यज्‌ +-णिच्‌--यत्‌ ] भुलाये 
जाने योग्य, त्याग दिए जाने के योग्य । 

परिदिष्ट (वि०) [ परि~-दिश्‌+क्त ] जतलाया गया 
ध्यान दिलाया गया । 

परिधिः [ परि+-धान-कि ] 1. दीवार बाड़ 2. चन्द्र या 
सूर्य के चारों ओर धुन्धला आभास 3. क्षितिज 
दिशा। सम०--उपान्त (वि०) समुद्र ही जिसकी 
सीमा है 

परिधारणा (स्त्री०) संतोष, षयं । 

परिधीर (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत गहरा (जसे स्वर या 
शब्द) । 

परिध्वंसः [ परि--ध्वंस-{-घञ्ञ ] 
2. ग्रहण । 

परिनिष्ठित (वि०) [ परि+नि+स्था+-क्त ] 1. नितान्त 
पूर्ण 2. सम्पन्न परिनिष्ठितकार्यो हि--महा० १२। 
२३८।१३। 

परिपिच्छम (नपुं०) मोर का पंख, चन्दा; चन्दे को सजा- 

दृष्टि से लगाना--गुङ्जावतंसपरिपिच्छल- 

सन्मुखाय--भाग० १०।१४।१ । 

परिपृच्छिक (वि०) [ परिपृच्छा+-ठक्‌ ] जिसे कोई वस्तु 
माँगने पर ही मिलती 

वरिष्लोषः [ परिप्ल्‌ष्‌ -घङा ] आन्तरिक गर्मी । 

परिबहः [ परिब (व) ह+ घञा ] सजावट का सामान, 
चंवर आदि राजचिह्ल--भाग० ४।३।९ । 

परिबोधः [ परिङुभ्‌-- घडा ] तर्क, युक्ति, कारण । 


[ परि+चर्‌+-णिच्‌--क्त] आमोद, 


1. वर्ण संकरता 


aes [ परिभण्‌-+ड-|-अण्‌ ] गृहस्थ की आवश्य- 

कताएँ । 

परिभू (म्ना० पर०) 1. आगे बढ़ जाना 2. सुखा वेना, 
संतृप्त करमा--एवमेबेन्द्रियग्रामं शनैः संपरिभावयेत्‌ 
-महा० १२।१९५।१९ । 

परिभवनिधावम्‌ [ ष० त० ] घृणा का पदार्थ, घृणाका 
पात्र 

परिभावना [परि भू णिच्‌ +युच्‌] 1. घुणा 2. (नाटक) 
जिज्ञासा को जगाने वाले शब्द । 

परिभूत (वि०) [ परि भू--क्‍्त ] 1. पराजित, हराया 
हुआ 2. अपमानित । 

परिभृष्ट (वि०) [ परि--अस्ज्‌ --क्त ] तला हुआ, भुना 


परिमण्डित (वि०) [ परिन-मण्ड--क्त ] अलंकृत, 
सुभूषित, सजाया हुआ । 

परिमितवयस्‌ (वि०) [ ब० स० | बाल्य अवस्था का, 
बच्चा, थोडी उम्र का । 

परिमोटनम्‌ [परिमुट्‌+-ल्युट्‌] चटकाना, फोडना, तोड़ना । 


परियन्त्रणा [परि--यत्त्र--युच्‌ --टाप्‌] प्रतिबन्ध, रोक । 

परिरब्ध (वि०) [ परि-+-रभ्‌+कक्‍्त | आलिङ्गित । 

परिलङ्घनम्‌ (नपु क) त [ परि+-लडघ्‌ +ल्युट्‌ ] 1. ऊपर 
से फांदना 2 करना । 

परिलीढ (वि०) [ परि+-लिह +-क्त ] चारों ओर से 
चाटा हुआ । 

परिलोलित (वि०) [ परिलुल्‌+-णिच्‌ं+क्त ] उछाला 
हुआ। 

वरिवत्सः (पुं०) बछड़ा, गाय का बच्चा । 
(रो) वादकथा | ष० त० ] निन्दनीय बात चीत, 
बदनामी की बातें । 

परि (रो) वादकरः (पुं०) 
कलंक । 

परिवर्जित (वि०) [ परि+-वृज्‌ + णिन्‌ ‡-क्त ] रूपेटा 
हुआ, कुण्डलित किया हुआ, लच्छा बनाया हुआ । 
सम०--संख्य (वि०) असंख्य, अनगिनत । 

परिबिशत्‌ (वि०) पूरे बीस कम से कम बीस । 

परिविष्ट (वि०) [ परि+-विश+-क्त] 1. घरा हुआ 
2. वस्त्राच्छादित, वस्त्र पहने हुए 3. उपहृत (जैसे 
कि भोजन) । 

परि (री) बतः [परिवृत्‌ +-घञ्ग्‌] अव्यवस्था, व्यतिक्रम । 

परिवर्तित (वि०) [ परिवृत्‌ +क्त ] 1. एक ओर किया 
हुआ, हटाया हुआ 2. पूरी तरह खोज किया गया। 

परिवृकण (वि०) [ परि+-व्रश्‍्च्‌+-क्त ] विकृति, कटा- 
छंटा, खण्डित । 

परिवे (म्वा० उभ०) 1. अन्तग्रंथित करना, जोड़ना 
2. बांधना । 


[ अपवाद, मिथ्यामिन्दा, 


( १२९४ ) 


परिबेल्लित ( वि० ) [ परिवैल्लू+-म्त ] चिरा हुआ 
लामामि० २।१८। 

परिशङ्का [ परिशङ्क्‌ +-अ+-टाप्‌ ] 1. संशय, आशंका 
2. आशा, प्रत्याशा । 

परिशब्दित (वि०) [ परिशब्द्‌+-क्त ] सम्प्रेषित, वणित । 

परिशुश्रूषा [ परिश्रू+ सन्‌ --टठाप्‌, द्वित्वम्‌ ] बिना विचार 
आज्ञापालन । 

परिष्प (स्प) न्दः [ परिस्पन्द्‌ ।-घडा, ] शौय, पराक्रम । 

परिसंचक्ष्‌ (अदा० आ०) 1. पृथक्‌ करना, निकाल देना 
मे० सं० १।१।६१ पर श्ञा० भा० 2. गिनना । 

परिसामन्‌ (नपुं०) सामसूक्त जिसकी विरल आवृत्ति 
होती है । 


ह्‌ 
परिसरः [ परि--सू--घ ] शिरा, धमनी, वाहिनी । 
करिस्कन्धः [ परि+ स्कन्ध्‌+घञ, ] संग्रह, समुच्चय । 
परिस्तोमः [ परि+-स्तोम्‌+-अच्‌ ] 1. रंगीन कपड़ा जो 
हाथी पर डाला जाता हूँ 2. यज्ञपात्र 1 
परिखुत (वि०) [ परि+स्रु+क्त ] बहा हुआ, बूँद-बूंद 
करके टपका हुआ । 
परिहृत (वि०) [ परि+ल्ले+क्त ] आमंत्रित, बुलाया 
हुआ । 


परिषद (म्वा० पर०) 1. निराकरण करना 2, आवृत्ति 
करना 3. पोषण करना । 

परिहारः [परि+ हूञ-घञ् ] 1. त्यागना, छोड़ना 
2. हटाना, दुर करना 3. निराकरण करना 4. टालना 
5. शुल्क से मुक्ति। सम०- विशुद्धिः (स्त्री०) 
तपश्चरण द्वारा पवित्रीकरण (जेन०),-सू वह गाय 
जो बहुत अधिक दिनों के पश्चात्‌ बछड़ा सूती ह । 

परीष्ट (वि०) [ परि+-इष्‌+-क्त } वाञ्छनीय, उत्तम, 
बढ़िया--अन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते --भाग० 
६।९।४५ । 

पराक्षेपः [ क» स० ] कठोर शब्दों में व्यक्त किया गया 
आक्षेप, ऐतराड । 

परेतकल्पः (पुं०) मृतप्राय, मरे हुए के समान । 

परेतकालः ®) मृत्यु का समय । 

परोक्षजित्‌ (वि०) [ परोक्ष +जि-|-क्विप्‌ ] जो .विजय 
प्राप्त करता हुआ किसी से देखा नहीं जाता हैं, अदृष्ट- 
विजयी। 

परोक्षबुद्धि (वि०) [ ब० स० .] तटस्थ, उदासीन । 

पणनालः (प्‌ ०) पत्त के रूप में डंठल । 

पर्णालः [ पर्णं {-आलच्‌ ] 1. किदती 2. एकाकी संघर्ष । 

पर्पटोदनः [ द० स्‌० ] पर्पटमिश्रित चावल । 

पर्बेङ्रुबद्ध (वि०) [ त० स० ] वीरासन पर विराजमान । 

पर्यन्तस्थित (वि०) [ त० स० ] सीमा पर विद्यमान । . 

वयर्यः [ परि--इ--अच्‌ ] हानि, माश-स्कन्धपर्ययः -महा० 
१२१५२६! 


पर्यवस्थित (वि०) [ परि+-अव+-स्था+-क्त ] 1. पड़ाव 
डाला हुआ 2. अधिकृत 3. स्वस्थ, शान्त । 

पर्यादानम्‌ [ परि--आ-|-दा--ल्युट्‌ | अन्त, समाप्ति । 

पर्याप्तकाम (वि०) [ ब० स० ] जिसक़ी इच्छाएँ पूर्ण 
हो गई हों । 

पर्यापतत (वि०) [ परि+आ+पत्‌+शतु ] शीघ्रता 
करता हुआ, तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ । 

पर्याम्तात (वि०) [ परि+-आ+-म्वा+-क्त ] विख्यात, 
प्रसिद्ध । 

पर्यायः [ परि+इ~+-घञ्ञ, ] 1. अन्त--पर्यायकाले धर्मस्य 
प्राप्ते कलिरजायत -- महा० ५।७४।१२ 2. एक अलं- 
कार का नाम--काव्य० १०, चन्द्रा० ५१०८, सा० 
द० ७३३। सम०-क्रमः परम्परा का सिलसिला । 

पर्यायत (वि०) [परि--आ-- यम्‌ +-क्त] अत्यन्त लम्बा । 


पर्यासित (वि०) [ परि+-अस्‌+- णिच्‌ +-क्त ] रही किया 
गया, नष्ट किया गया - -परे रपर्यासितवीर्यसंपदाम्‌ 
—कि० १४१] 

पयुंदासः [ परि उद्‌--अस्‌ +-घज्ण, } 'नज्य' के प्रयोग 
द्वारा निषेधार्थककृति-- (अत्राह्मणम्‌ आनय) --दे० 
मै० सं० १ ०।८।१-४ पर शा० भा० । 

पर्युपासीन (वि०) [ परि+-उप~-आस्‌ +- शानच्‌, ईत्वम्‌ | 
1. बैठा हुआ 2. घिरा हुआ । 

पर्युषित (वि०) [ परि+-वस्‌-+ णिच्‌ +-क्त ] जिसके 
ऊपर से रात बीत गई हो, बासी, जो ताज़ा न हो 
(जैसे रात का रक्खा भोजन) । सम० वाक्यम्‌ 
वहू बचन जिसका पालन न किया गया हो, ट्टी 
हुई प्रतिज्ञा । 

पर्यष्ट (वि०) [ परि--वस्‌ ]-क्त ] बासी । 

पर्व॑तः [ पर्वं +-अतच्‌ ] 1. पहाड़ 2. एक ऋषि का नाम । 
सम०--उपत्यका पहाड़ की तलहटी में स्थित समतल 
भूमि,--रोधस्‌ (नपुं०) पहाड़ी ढलान । 

पर्वन्‌ (नपुं०) [ पृ+-वनिप्‌ ] 1. गाँठ, जोड़ 2. पोरी, 
अंश 3. अंग 4. अनुभाग । सम०--आर्फोटः 
अँगुलियाँ चटखाना (अभिशाप का चिह्न समझा जाता 
है), - विपद्‌ चन्द्रमा । 

पलः [ पलू 4-अच्‌ ] भूसी, छिल्का,- लम्‌ 1. मांस 2. ४ 
कर्ष का बट्टा 3. समय की माप 4. एक छोटी तोल । 
सम०--अन्चम्‌ मांस से मिले चावल । 

पलालः [ पल्‌ +-आलच्‌ | भूसी, तुष्‌, तिनके। सम० 
मारकः तिनको का बोझ, भूसी का भार । 

पलिः (स्त्री०) [ पलू +-इञा्‌ ] हाथी के मस्तक से ठीक 
ऊपर का भाग । 

पलित (वि०) [ पल्‌ +-क्त ] बढ़ा, जिसके बाल पक गये 
हो, जिसके सिर के बाल सफ़ेद हो गये हों, तम्‌ 
1, सफ़ेद बाल 2. कैश पाश । सम०--छट्मन्‌ सफ़ेद 


( १२९५ ) 


बालों के बहाने --केकेयी शङ्कयंवाह पलितछद्यना 
जरा--रघु० १२।२,--दज्ञैमम्‌ सफ़ेद बालों का 
दिखाई देना । 

पल्यञ्चनः (पुं०) बिच्छू । 

पल्लबः [ पल--क्विपू, लू+-अप्‌, पल चासौ लवश्च, 
क० स० ] 1. अङ्कुर, 2. कली 3. बिस्तार 4. शक्ति 
5. घास की पत्ती 6. कडूण 7. वस्त्र का किनारा 
8. प्रेम 9. कामकेलि 10. कहानी, कथा । 

पल्लवनम्‌ [ पल--क्विप्‌, लू +-ल्युट्‌, पल्‌ चासौ लवनइच, 
क० स० ] निरर्थकं वक्तृता । 

पवनम्‌ [ पू+-ल्युट्‌ ] 1. पवित्र करना 2. पिछोड़ना 
3. छलनी 4, पाती 5. कुम्हार का आवा । सम० 
--चक्रम्‌ बवंडर, भभूला,-पद्बी आकाश का प्रदेश । 

पबमानसखः [ ब० स० ] अग्नि । 

षवित्र (वि०) [ पू--इंत्र ] 1. पावन, निष्पाप 2. मन को 
शुद्ध करने का साधन 3. सोमरस को छानने का वस्त्र, 
छलना या पोना । 


पवित्रीकरणम्‌ [ पवित्र|-च्वि+कृञ-ल्युट्‌ ] 1. पवित्र 
करना 2. पवित्र करने का साधन । 

पशु (अ०) [ दुश्‌+-कु, पशादेशः] देखो! कितना 
अच्छा ! ,-शुः (पुं०) पालतू जानवर, मवेशी । सम० 
--त्कत्वन्यायः मीमांसा का नियम जिसके आधार 
पर वाक्य का मुख्यार्थ क्रिया के द्वारा संयुक्त होकर 
अभिप्रेत वचन को अभिव्यक्त करता हे, में० सं० 
४ १।११।१६ पर शा० भा०,--भतम्‌ मिथ्या सिद्धांत, 
समाम्नायः प्राणिजात के नामों का संग्रह । 

पश्चादहः (अ०) [ पञ्चात्‌ +अहः ] तीसरा पहर । 

पश्खाढुक्तिः (स्त्रीश) {पञ्चात्‌ +-उक्तिः] आवृत्ति, 
दोहराना । 

पश्चिमोत्तर (वि०) [ ब० स०] उत्तरपश्चिमी । 

पड्खिमसन्ध्या (स्वी०) सायंकालीन झुटपुटा । 

यश्य (वि०) | दृश्‌+-अच्‌ पश्यादेशः ] जो केवल देखता 
रहता है-ददशे पञ्यामिव"'"पुरम्‌-न० १६।१२२ । 

पष्ठौही (स्त्रो०) बछिया-महा० १३।९३।३२ । 

पातव्य (वि०) [ पा-+-तव्यत्‌ ] 1. पीने के योग्य, पेय 
2. रक्षा किये जाने के योग्य । 

पांसुः [ पंस्‌+-कु, दीघं: ] चूणं, धूल । सम०--कोडनम्‌ 
घूल में खेलना, गुष्ठित (वि०) धूल से भरा 
हुआ, रूबणम्‌ एक प्रकार का नमक । 

पांसक (वि०) | पंस्‌+णिच्‌+-ष्वुलू | भ्रष्ट करने 
वाला, बिगाइने वाला । 

पांसवः (पुं०) विकलांग । 

पाकः [ पच्‌+-घञ्ग्‌ ] शोथ, सूजन। सम०--किया 
पकाने की क्रिया । 

पाजस्यम्‌ (नपुं०) 1. जानवर का पेट 2. पाशवं भाग । 


१६३ 


पाञ्चरात्रम्‌ (नपुं) 1. एक वैष्णव सम्प्रदाय तथा उसके 
सिद्धान्त, भक्तिमार्ग 2. पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के 
शास्त्र, आगम । 

पाञ्चालेयः | पाञ्चाली {-ढक्‌ ] पाञ्चाली का पुत्र । 

पाटलकीटः (पुं०) एक प्रकार का कीडा । 

वाद्युपकरः [ पाटी --उपकरः | मुख्य लेखाधिकारी । 

पाठक्रमः (पुं) [ष० त० | मूलपाठ के अनुक्रम के 
अनुसार निर्घारित पाठ । 

पाठभेदः [ स० त० ] मूळपाठ के खूपान्तर, अवान्तर 

पाठ । 

पाठघपुस्तकम्‌ (नपुं०) किसी श्रेणी के लिए निर्धारित 
पुस्तक । 

वाणिः [ पण्‌ -इण्‌, आयाभावः ] हाथ । सम०--कर्छ- 
पिका (स्त्रीश) एक प्रकार की मुद्रा,--गत (वि०) 
निकट ही,--दाक्ष्यम्‌ हाथ की सफ़ाई,--वावः 
1. तालियाँ बजाना 2. ढोल बजाना 3. केरल प्रदेश 
के ढोलकियों का समुदाय । 

पाण्डवप्रियः [ ब० स० ] कृष्ण का विशेषण । 

पान्डिमन्‌ (पृ०) [ पाण्डु +-इमनिच्‌ ] सफ़ेदी । 

पाष्डुलोहम्‌ (नप्‌०) चांदी । 

पातः | पत्‌ +-घञ्ञ्‌ ] (मल्हम, चाकू आदि का) प्रयोग । 

पातालमुलूम्‌ (नपुं०) पाताल लोक की निम्न सतह ! 

पात्त्र (वि०) [ पातात्‌ त्रायते इति ] पापों से छुटकारा 
दिलाने वाला--सर्वेषामेब पात्राणां परपात्त्र 
महेश्वरः--ना० पा० । 

पात्रम्‌ [ पा+ष्टून्‌ | 1. प्याला, कटोरा 2. बर्तन 
3. आशय 4. योग्य व्यक्ति 5. नाटक में अभिनेता 
6. राजा का मंत्री 7. दरिया का पाट 8. योग्यता 
औचित्य । सम० - उपकरणम्‌ अलङ्करण के 
बर्तन, सजावट के पात्र जेसे चौरी आदि, - प्रवेशः 
(नाट० में) रङ्गमंच पर अभिनेता का आगमन, 
--मेलनम्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार का अभिनय कराने 
के लिए अभिनेताओं का एकत्रीकरण, --शोधनम्‌ 
किसी उपहार को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति 
की योग्यता की परीक्षा करना,--संस्कारः किसी 
पात्र या बर्तन को पवित्र करना । 

यात्रकरणम्‌ (नपुंश) विवाह--मर्मव पात्रौकरणेऽग्नि- 
साक्षिक नै० ६।६८। 

पादः [ पद्‌ +-घञ्ञ्‌ | मशक की तली में छिद्र--तेनास्य 
क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम्‌--मनु० २।९९। ` 
सम०--कच्छम एक प्रकार का व्रत जिसमें हर 
तीसरे दिन उपवास रखना पड़ता हे, - निकेतः 
पादपीठ, मूँढा, स्टूल,--पद्धतिः (स्त्री) पदचिह्न, 
--परिखारकः चरण सेवक, विनीत सेवक, भटः 
पदाति, पैदल सिपाही,--लग्न: वैर में चिका हुआ, 


( १२९६ ) 


~ संहिता कविता के चरणों का जोड़, हीनजलम्‌ 
वह पानी जिसका कुछ अंश उबाल हुआ हो । 

पादाकुलकम्‌ (नपुं०) एक छन्द का नाम । 

पानोयपृष्ठजा (स्त्रीश) मोथा नाम का घास जो पानी 
के किनारे उगता ह । 

पान्थदुर्गा (स्त्री) ) [ ष० त० ] मागंव्यापिनी देवी 
आछिङ्गय नीत्वाकृत पान्थ दुर्गाम्‌ नै० २४३७ । 

पाप (वि०) [पाप] 1. बुरा, दुष्ट 2. | 
विनाशकारी, शरारत से भरा हुआ 3. नीच, 
अधम। सम - बंश (वि०) नीच कुल में उत्पन्न, 
बिनिग्रहः दृष्टता को रोकना,--शमन (वि०) पाप 
कर्म को रोकने वाला । 

पायसपिण्डारकः (पुं) खीर खाने वाला । 

षायितम्‌ (नपुं०) उदकदान, उपहार में दिया गया जल । 


पारः [ पृ--घञ्य ] 1. नदी का दूसरा किनारा 2. पार 
कर लेना 3. सम्पन्न करना 4. पारा 5. अन्त, किनारा 
6. संरक्षक - तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्तु पारः 
"्भाग० ६।९-२४2. अन्त महिम्नः पारं ते 
“म० स्त०। सम०--नेतृ (वि०) जो किसी 
व्यकि को किसी कार्य में दक्ष बना देता है । 
पारतल्पिकम्‌ [ परतल्प--ठक्‌ ] व्यभिचार । 
पारमाथिकसत्ता (स्त्री०) परम सत्य का अस्तित्व । 
पारमिता [ पारम्‌ इतः प्राप्त:--पारमित--अलुक्‌ स० 
--स्त्रियां टाप्‌ ] संपूर्ण निष्पत्ति, पुर्णता । 
पारमेश्वर (वि०) [परमेश्वर +-अण्‌ ] परमेश्वर से संबद्ध । 
पारम्प्यक्रमः [ परम्परा +-ष्यञ्ग्‌ ] परम्परा-प्राप्त अनुक्रम। 
पारषदम्‌ (नपु०) सदस्यता, किसी सभा का सदस्य 
बनना । भाग० १।१६।१७। 


पारावतध्नी (स्त्री०) सरस्वती नदी । 

पारिणामिक (वि०) [ परिणाम्‌+-ठक्‌ ] 1. पचने के 
योग्य, जो हजम हो सके 2. जिसमें विकार हो सके, 
परिवर्त्य । 

पारिपन्थिकः [ परिपन्था +-ठक्‌ ] चलती सड़क पर लूटने 
बाला, डाकू । 

पारिष्लवदृष्टि (वि०) [ ब० स० ] चंचल आँखों वाला । 

पारिष्लवमति (वि०) [ ब० स० ] चंचल मन वाला । 

पारुषिक (वि०) [ परष--ठक्‌ ] कठोर, दारुण । 

पार्यवसानिक (वि०) [ पर्यवसान--ठक्‌ ] समाप्ति के 
निकट आने वाला । 

षाइबेः (पुं ) [पशु + अण्‌ ] 1. एक ऋषि, जैनियों के 
२३ वे तीर्थकर का विशेषण 2. पाश्वेभाग । सम० 
~-अपवृत्त (वि०) एक ओर को झुका हुआ (हीरे 
का एक दोष), - आतिः शरीर के पाश्वंभाग में 
पीडा, उपपोडम्‌ (अ०) (इतना हंसना कि जिससे) 
पार्श्वभाग दुखने लगे,-वकत्रः शिव का एक विशेषण । 


पाष्णिविग्रह; [ ष० त० ] सेना के पिछली ओर आक्रमण 
करना । 

पालनम्‌ [ पाल्‌ +ल्युट्‌ ] (शस्त्रों को शाण पर रख कर) 
तीक्ष्ण-तेज़ करना । 

पालाशविधिः [ पलाश-अण्‌ - तस्य विधिः] ढाक की 
लकड़ियों से मृतक का दाह संस्कार करना । 

पालिज्वरः (पुं) एक प्रकार का बुखार । 

पाल्लदिक (वि०) [ पल्लवञ-ठक्‌ ] विसारी, विसरण- 
शील, विच्यूत । 

पावकमणिः (पुं ) [ ष० त० ] सूर्यकान्त मणि । 

पावकशिखः [ ब० स० | जाफरान, अग्निशिख, केसर । 

पावकाचिः (स्त्री०) [ष० त० ] अग्नि की ज्वाला । 

पावित (वि०) [ पू-- णिच्‌+क्त ] पवित्र किया हुआ, 
स्वच्छ किया हुआ । 


पाव्य (वि०) | पू--णिच्‌--ण्यत्‌ ] पवित्र किये जाने 
योग्य । 


पाशिन्‌ (पुं) [ पाश-]-इनि ] रस्सी, बेडी पाशीकल्प- 
मायतामाचकर्ष शि० १८५७ । 

पाशुपतब्रतम्‌ (नपुं०) पाशपत सिद्धान्तो के लिए किया 
गया उपवास, व्रत । 

पिककूजनम्‌ (ष० त०) कोयल की कूक । 

पिद्धमूलः | ब० स० ] गाजर । 

षिद्कालम्‌ (नपुं०) गाजर । 

पिच्छा्रावः (पु.०) चिपचिपा थूक । 

पिञ्जरिकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का संगीत-उपकरण । 

पिठङ्काशः (पु०) एक प्रकारः की छोटी मछली । 


x 


पिठरपाकः (प्‌०) कार्यकारण का मेल । 


७. 


पिठरी (स्त्री०) कड़ाही, जिसमें कुछ उबाला जाय । 

पिण्ड (वि०) [ पिण्ड--अच्‌ ] 1. ठोस 2. ७७०.) आ, 
सघन । सम० अक्षर (वि०) संयुक्‍त व्यञ्जनों से 
युक्त शब्द, निवृत्ति सपिण्ड बन्धुता की समाप्ति, 

पितृयज्ञः अमावस्या को संघ्यासमय पितरों के प्रति 

आहुति देना, विषमः (पुं) अपहरण की रीति, 
गबन का तरीका--कौ० अ० २।८।२६ । 

पितुषणिः (पुं०) भोजन-प्रदाता (सोम का विशेषण) । 

पितृत्रयम्‌ [ ष० त० ] पिता, पितामह तथा प्रपितामह । 

पितृवासरपर्वन्‌ (नपुं०) पितरों की पूजा का शुभ समय । 

पित्तम्‌ [ अपि+-दो+क्त, अपे: अकारलोपः ] एक तरल 
पदार्थं जो शरीर के भीतर यकृत में बनता हे। 
सम०- धर (वि०) पित्त प्रकृति का ब्यक्ति, -- घरा 
(स्त्री) शरीर में पित्ताशय । 

पिघातव्य (वि०) [ अपि--धा--तव्यत्‌, अपेः अलोपः | 
बन्द किए जाने के योग्य । 

पिनह्य (अ०) पहन कर । 

पिन्यासः (पुं०) हींग । 


( १२९७ ) 


पिप्पलः (पुं ) 1. फिप्पल नाम का वृक्ष 2. कर्मजन्य फल, 
कर्म का फल--मुण्ड० ३।१।१। सम०=अदः 
1. एक मुनि का नाम *पिप्पलाद' 2. पिप्पल के बरबंटे' 
खाने वाला 3. विषयवासना में लिप्त । 

पिब (वि०) [ पा+अच्‌, पिबादेशः | पीने वाछा- नल- 
च्छायपिबापि दृष्टि:--ने० ६।३४ । 

पिशितम्‌ [ पिश्‌न-क्त ] 1. मांस 2. अल्पांश । सम० 
--पिण्ड: 1. मांस का टुकड़ा 2. तिरस्कारसूचक शब्द 
जो शरीर को इंगित करे; - प्ररोहः मांस का उभार, 
रसौली । 

पिशुनित (वि०) | पिशुन इतच्‌] प्रकट किया गया, 
प्रदर्शित । 

पिष्ट (वि०) [ पिष्‌-+-क्त ] 1. पीसा हुआ 2. गूंदा हुआ। 
सम०--अद (वि०) आटा खाने वाला,--पाकः 
पकाया हुआ आटा (रोरी, पूरी आदि) । 

पिष्टातः | पिष्ट--अत्‌-|-अण्‌ ] सुगन्धित चूर्ण, अबीर जो 
होली के अवसर पर एक दूसरे पर छिड़क दिया 
जाता है । 

पिस्पृक्षु (वि०) [ स्पृशू--सनू्स-उ ] 1. छूने की इच्छा 
वाला 2. आचमन करने का इच्छुक । 

पीठाधिकारः (पुं) [ ष० त० ] किसी पद पर नियुक्ति । 

पीड्‌ (चुरा० उभ०) शब्द करना--श्रुतिसमधिकमुच्चे: 
पञ्चमं पीडयन्त:-- शि० ११1१ 

पीडास्थानम्‌ [ष० त०] (फ० ज्यौ० में) ग्रह की 
किसी अशुभ स्थान पर स्थिति । 

पीत (वि०) [पा+क्त ] 1. पीया हुआ 2. भिगोया 
हुआ 3. बाष्पीकृत 4. छिड़का हुआ। सम० 
--उदका वह गाय जो पानी पी चुकी है पीतोदका 
जग्धतृणा कठ०,--नित्र (वि०) नींद में डूबा हुआ, 
- भारतः एक प्रकार का साँप,--स्फोटः खुजली। 

पीयूषभानुः,-- (घामन्‌) (पु०) [ ब० स० | चन्द्रमा। ` 

पुंस्‌ (पुं) [पा-+ड्मसुन्‌ ] 1. जीवित प्राणी 2. एक 
प्रकार का नरक-अपत्यमस्मि ते पुंसस्त्राणात्‌ महा ० 
१४।९०।६३ । सम०--लक्षणम्‌ मानवीरूप, मानवी 
सूरत । 

पुच्चुकः (पुं ) द्वितीय वर्ष में चल रहा हाथी--मात० 
५।३ । 

(का) स्तना (स्त्रीश) एक स्वर्गीय | 
का नास । 

पुटः-टम्‌ [ पुट्नक ] 1. तह 2. अंजलि 3. दोना । 
सम०-अञ्जलिः दोनों हथेलियों को मिला कर 
प्याले की भाँति बना लेना,--घेनुः बछड़े वाली गौ 
जिसका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ हैं। 

पुटतम्‌ [ पुट्‌+-ल्युट्‌ | आच्छादित करना, ढकना। 

पुण्डरीकम्‌ [पुण्ड्‌--ईकन्‌, रक्‌ नि०] एक यज्ञ का नाम। 


पुष्य (वि०) [ पूJ-यत्‌ णुगागमः, हस्वः ] 1. पवित्र, 
पुनीत 2. अच्छा गुणयुक्त 3. मंगलमय, शुभ 4. सुन्दर, 
मनोज्ञ, रोचक 5. मघुर--ण्यम्‌ (नपुं०) 1. जन्मरुग्न 
से सातवां घर 2. मेष; कर्क, तुला और मकर का 
संयोग । सम०--मिवह (वि०) गुणयुक्त, गुणी, 
झाला धर्मार्थ भवन, दान-घर,-- संचयः धार्मिक 
गुणों का संग्रह । 
पुत्रप्रवरः [ स० त० ] ज्येष्ठ पुत्र । 
पुत्रसूः (स्त्रीश) [ ष० त० ] पुत्र की माँ । 
पोषित (वि०) [ पुथ्‌+ णिच्‌-क्त] आधात पहुँचाया 
हुआ, मारा हुआ, नष्ट किया हुआ । 
पुनर्‌ (अ०) [ पन्‌ अर्‌, उत्वम्‌ ] फिर, दोबारा, नये 
सिरे से। सम० - अन्वयः वापसी, लौटना - कि 
शा गतोऽस्य पुन रन्वयमन्यलोकम्‌--भाग० ६।१४।५७ 
अपगमः दोबारा चले जाना,- उत्पादनम्‌ फिर 
उपजाना, पैदा करना,--क्रिया आवृत्ति करना, दोह- 
राना,--नवा एक प्रकार का शाक जिसकी पत्तियाँ 
गोल लाल रंग की होती हैं।- स्नानम्‌ दोबारा 
नहाना । 
पुषूषा [पू +स्‌ +-अ, घातोद्वित्वम्‌] पवित्र करने की इच्छा । 
पुरनारी (स्त्री०) [ष० त०] नगरवेद्या । 
पुरंश्रिका (स्त्री०) [पुर+-घु+-खच्‌, स्वार्थ कन्‌] पत्नी । 
पुरस्कारः [पुरस्‌ -कृ+-घञ्नञ्‌] 1. प्रस्तुत करना, परिचय 
देना 2. अपने आपको प्रकट करना --कमंहेतुपुरस्कारं 
भूतेषु परिवतंते-महा० १२।१९।१९ । 
पुरस्कृत्य (अ०) [पुरस्‌ +-कृ+-ल्यप्‌] कृते, के विषय में 
उल्लेख करके, के कारण । 
पुरोभकतका (स्त्री०) प्रातराश, नाश्ता । 


पुराण (वि०) [पुरा नवम्‌-नि०] 1. पुराना 2. बूढ़ा. 
3. घिसा पिटा,--णम्‌ 1. बीती हुई घटना 2. विख्यात 
धामिक पुस्तकें जो गिनती में १८ हुँ, तथा व्यास 
द्वारा रचित माने जाते है । सम०--अन्तरम्‌ दूसरा 
पुराण । ` ध्रोकत (वि०) 1. पुराणों में कहा हुआ 
2. प्राचीनों द्वारा बतलाया हुआ,--विद्या, - वेदः 
पुराणों का ज्ञान, पुराणों में वर्णित पाण्डित्य । 

पुराषाद्‌ (वेद०) अनकों का विजेता, बहुतों को हरानेवाला । 

पुरीषभेदः [पृ +-ईषन्‌ किच्च,--भिद्‌ त घडा] अतिसार, 
दस्त लगना, संग्रहणी । 

पुरुकृत्‌; 

पुरुकृत्वन्‌ 

पुरुषः [पुरि देहे शेते शी--ड पृषो०] 1. नर, मनुष्य 
(विप स्त्री) 2. आत्मा । सम० - मानिन्‌ (वि०) 
अपने आपको साहसी प्रकट करने वाला,--शीर्षकः 
एक प्रकार का शस्त्र जिसका प्रयोग चोर सँघ लगाने 
में करते है,--सार: श्रेष्टतम नर । 


| (वि०) अचूक, प्रभावशाली । 


( १२९८ | ) 


पुलकः [पुल --प्वुल | गुच्छा, झुंड । 

पुलिदः (पुं) शिकारी, (ब० व०) एक जंगली जाति 

पुल्कसः (पु०) एक मिश्रित जाति का नाम - भाग० 
९२११० । 

पुष्ट ( वि० ) [पुष्‌--क्त] 1. पाला पोसा 2. फलता 
फूलता 3. समृद्ध 4 पूर्ण सम०-बड्भः (वि०) 
मोटे अंगों वाला, जिसे अच्छे पदार्थ भोजन में मिलते 
रहे हैं - अर्थ (वि०) जो अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः 
स्पष्ट हो । 

पुष्टि: [पुष्‌ +-क्तिन्‌] बहुत से अनुष्ठानों के नाम जो 
कल्याण की दृष्टि से किये जाते हैं, पुष्टिकर्म । 
सम० - सार्गः बल्लभाचायं द्वारा माने गये सिद्धान्तों 
का समुच्चय । 

पुष्करम्‌ | पुष्कं पुष्टि राति-रा--क ] 1. नीला कमल 
2. हाथी के सूंड का किनारा-मात० २।२। सम» 
विष्टरः ब्रह्मा, परमेश्वर, --विष्टरा लक्ष्मी देवी 
¬ पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः-- कनक० । 

पृष्पम्‌ [पुष्प्‌ त-अच्‌] 1. फूल 2. पुष्परागमणि 3. कुबेर 
का रथ । सम० - अम्बु फूलों का शहद,-- आस्तरकः, 
"ण्आस्तरणम्‌ फूलों से सजावट करने की कला, 
-“पदबी कपाटिका,-यमकम्‌ अनुप्रास अलंकार का 
एक भेद । 

पुष्पः (प०) जाति से बहिष्कृत महिला में ब्राह्मण द्वारा 
उत्पादित संतान । 

पुष्परागः [ ष० त० ] एक प्रकार की मणि--कौ० अ० 
ee ] 1. कोई यस्तु जो मिट्टी, लकड़ी 

पुस्तम्‌ [ पुस्त्‌ +अच्‌ ] 1. वस्तु , कड 
या धातु कौ बनी हो 2. पुस्तक, हस्तलिखित, पांड्- 
लिपि । सम०--पालः भू-अभिलेर्खो को सुरक्षा पूर्वक 
रखने वाला । 

पुस्तक:,-कस्‌ | पुस्त--कन्‌ ] 1. पाण्डुलिपि 2. एक उभरा 
हुआ आभूषण। सम०- आगारम्‌ पुस्तकालय, 
-आस्तरणम्‌ बस्ता, वह कपड़ा जिसमें पुस्तकें बाँधी 
जाती हैं,--मुद्रा एक प्रकार की तांत्रिक मुद्रा । 

पुतक्रतुः | ब० स० ] इन्द्र का विशेषण । 

पूगी (स्त्री०) सुपारी का पेड़ । दै 

पुजा [ पुजू--अ ] आदर, सम्मान, पूजा । सम० ~ उप- 

_ करणम्‌ पूजा करने का सामान, --गृहम्‌ गाह्य पूजा 


का स्थान । 

पुयः [ पुर्‍य +अच्‌ | मवाद, किसी फोडे या फुंसी से निक- 
छने वाला, पीप । सम०--उदः, - हः, एक प्रकार 
का नरक । 


पुरक (वि०) [पूर +-ण्बुल्‌ ] 1. भरने वाला, पुरा 
करने वाला,--कः (पुं०) बाढ़, जलप्लावन-सिञ्चाङ्ग 
नस्त्वदघरामृतपुरकेण--भाग० १०।२९।३५। 


में (वि० [र +क्त ] सर्वव्यापक, सवंत्र उपस्थित । 

५५ का 4 षक; एक प्रकार का घामिक स्नान 
जिसका कोलतंत्र में विधान निहित है ।' -- उत्सङ्गा 
(वि०) ऐसी गर्भवती जिसके थोड़े ही दिनों में बच्चा 
होने वाला है, आसन्नप्रसवा,-प्रज्ञः (पुं०) 1. जिसका 
ज्ञान पूर्णतः विकसित हो चुका हो 2. द्वत संप्रदाय 
के प्रवर्तक माधव का विशेषण । 

पूर्व (वि०) {पूवं †-अच्‌ ] 1. पहला, प्रथम 2. पूर्वी, 
युवदेश 3. प्राचीन, पहला । सम० --अवसायिन्‌ 
(वि०) जो बात पहले घटती है --पूर्वावसायिन्यक्च 
बलीयांसो जघन्यावसायिम्य:--में० सं १२।२।३४ 
पर शा? भा०। -निमित्तम्‌ शकुन, - निविष्ट 
(वि०) जो पहले ही रचा हुआ हे--मनु० ९।२८१, 
“पश्चात्‌, पदिचिम (अ०) पूर्वं से लेकर पर्चिम 
तक, भारिन्‌ (वि०) पति (या पत्नी) से पहले 
मरने वाला, - विद्‌ (वि०) जो भूतकाल की बात 
जानता है, विप्रतिषेधः पहली उक्ति का विरोध 
करने वाला कथन,- विहित (वि० ) जो पहले ही 
निर्णीत हो चुका हो । 

एषानुजः | पूपन्‌+-अनुजः ] वृष्टि का देवता-- प्रास्यद्‌ 
द्रोणसुतो बाणान्‌ वृष्टि पुषानुजो यथा महा० ८ 
२०।२९ | 

पृणाका (स्ती०) किसी जानवर का मादा-वच्चा । 


सृतनापतिः (प्‌०) [ ष+ त० ] सेनापति । 


पृथक्‌ (अ०) { as 3 » कित्‌, संप्रसारणम्‌ ] 1. अलग 

2. अलग-अलग 3. क पा के सिवाय । सम० 
--कार्यम्‌ अलग काम, षमिन्‌ (वि० ) जो इत 
सिद्धान्त को मानने वाला है,-बीजः भिलावा, --योग- 
करणम्‌ एक व्याकरणनियम का दो भागों में जुदा 
जुदा करना । 

पृथक्त्बनिवेशः (पुं) जुदाई पर डटे रहना - संस्थायाइच 

० पृथक्त्वनिवेशात्‌-मी० सू» १०।५।१७। 

पृथिवोभृत्‌ (पुं ) [ पृथिवीं बिभर्तीति--भू-क्विप्‌ ] 
पर्वत, पहाड़ । 

पृथु (वि०) [ प्रथू--कु, संप्रसारणम्‌ ] 1. विशाल, वि pos 
2. प्रचुर पुष्कल 3. बड़ा, 4. असंख्य । सम०-- 
(बि०) दूर-दुर तक विख्यात, इश्षिन्‌ (वि०) दूर- 
दर्शी, दीघं दृष्टि । 

पृहिन (वि०) [ स्पृक्ष नि० किच्च पृषो० सलोपः ] 
1. ठिगना 2. सुकुमार 3. चितकबरा,-दिन: (स्त्री) 
1. चितकबरी गाय 2. पृथ्वी । 

पृषत्कः [ पृष्‌ -+-अति==पृषत्‌+-कन्‌ ] 1. गोलं धब्बा 
2. चाप की शरज्या । 

पृष्ठम्‌ | पृष्‌- (स्पृश्‌) +-थक्‌ नि० ] 1. पीठ 2. पुस्तक के 
पत्र का एक पाश्वे 3. शेष । सम० - आक्षेपः पीठ में 


६ १२९९ ) 


बड़ी तीव्र पीडा,-गामिन्‌ (वि०) स्वामिजक्त, अनुचर, 
-जापः मध्याह्न, दोपहर, अङ्कः युद्ध में छड़न की 
एक रीति । 

पृष्ठ्यम्‌ [ पृष्ठ+ यत्‌ ] 1. मेरुदण्ड 2. सामसंग्रह 1 

पेचकः | पच्‌ +-वबुन्‌, इत्वम्‌ ] मार्ग में बना याजियों के लिए 
शरणगृहू - मान० | 


पेट्टाल:,-छूम्‌ \ टोकरी, पेटी । 
पेट्वालकः,-कम्‌ 
पेण्डः (पुं ) मागे, रास्ता । 


पेलिनी | पेल--इनि, स्त्रियां डीप्‌ ] गांठगोभी, पातयोमी । 

पेशस्‌ (नपुं०) [पेश--असिच्‌] 1. रूप 2. सोना 3. आमा 
4. सजावट । सम० - कारिन्‌ 1. भिरं 2. सुनार, 
= कृत्‌ (पुं०) 1. हाथ 2. भिरं आग० ७१२८३ 

पेश्ि: (स्त्री०) [ पिश्‌ +-इन्‌ ] छाछ, तक्र! 

पेषीकृ (तना० उभ०) कुचलना, पीस देना । 

वेङ्खलः [ पिजूल-अण्‌ ] पिंगल का पुत्र या शिष्य । 

पङ्कम्‌ [ पिकुल--अण्‌ ] पिङ्गरु मनि कृत पुस्तिका । 

पैतापुत्रीय (वि०) [ पितापुत्र--छ | पिता और थुत्र से 
संबंध रखने वाला । 

पेंप्पछादः [ पिप्पछाद-|-अण्‌ ] अथर्ववेद की एक झाखा । 

पेशुनिक (वि०) [पिशुन--ठक्‌] मिथ्यानिन्दात्मक, अपवाद 
परक । 

पोतायितम्‌ (नपुं०) [पू+उठन्‌--पोत -+क्यच-1-शत] 
1. शिशु की भाँति आचरण करना 2. होठ और ताळ 

कः सहायता से उच्चरित 09४ की चिघाड 1 
प्रबरः [पू--त्रऱ्ऱ्पोत्र-- पोत्रिन्‌, तेष प्रवर: 
विष्णु लाह वाराहावतार - हिरष्याक्षे hl 
वपुषा देव भवता-_तारायभीय० । 

पोष्लूयमान (वि०) [प्लू+-यङ्‌-सानच्‌, द्वित्वम्‌] बार 
बार तरता हुआ लगातार तेरने बाळा मा बहने वाला १ 

पोण्डूवर्धनः (पुं०) बिहार प्रदेश का नाम । 

पोत्रजीविकम्‌ (नपुं०) पुत्रं जीव पौषे के बीजों से बना 
ताबीज । 

पौरन््र (वि०) [पुरन्ध-+-अण्‌] स्त्रीवाचीः नारीजातीय 1 

पौषधः (पुं ) उपवास का दिन । 

प्रउगम्‌ (नपुं०) त्रिकोण । 

प्रकच (वि०) [ब० स०] जिसके बाळ सीधे खड़े हों । 

प्रकाइक्षा (प्र--काडक्षू + अङ्‌] भूख, बुभुक्षा 1 

प्रकाशः [प्र+-काश्‌+- घञ्‌] ज्ञान । सम० - करः प्रकट 
करने बाला, व्यक्त करने वाला । 

प्रकृ (तना० उभ०) विवेक करना, भेद करना -- मोहात 
प्रकुरुते भवान्‌ महा० ५।१६८।१८ । 

प्रकरः [प्र+कु +अच्‌] घोना, माँजना, साफ करना 
अत्रामत्रप्रकरकरणे वर्ततेऽसौ नियृक्तिः- विश्व० 
१५४। 


प्रकरणन [प्र] कु +-ल्युट्‌] प्रसंग । सम०--समः समान 


औचित्य और समान बल के दो तकं । | 
श्रकम (नपुं) मंथुन, संभोग (जसा कि कौ० अण में 
कन्याप्रकर्म ) । 


प्रकृतिः [प्र+क#--क्तिनू| परम पुरुष परमात्मा के आठ 
रूप--भग० ७४ । सम०--अमित्रः सामान्य शत्रु, 
कल्याण (वि०) नैसगिक सौन्दर्यं से युक्त, 
स्वाभाविक सुन्दर,--भोजनम्‌ यथारीति आहार, 
यथावत्‌ भोजन । 

प्रकृतिमत्‌ (वि०) [भ्रकृति +-मतुप्‌ | 1. नैसगिक, सामान्य 
2. सात्त्विक वृत्ति का महानुभाव रा० २1७७२१ । 

किबा [प्र --कृ--श] (आयु० में) योग, नुस्खा । 

प्रकृष्‌ (तुदा० पर०) वेग से खींचना । 

पक्ष: [प्र] क१--घडा.] विश्वजनीन । 

कवित (वि०) [प्र --कृष्‌--णिच्‌--क्त] फेलाया हुआ, 
बाहर निकाला हुआ । 

ऋक्मः [प्र] क्रम्‌- घडा] चर्चा के बिन्दु पर पहुंचना । 
सम०--निदद्ध (वि०) आरंभ में ही रुका हुआ । 

अलपणम्‌ [प्र--क्षि+णिच्‌--ल्युट्‌, प्रगागम:] विनाश, 
+-राज० । 

भ्रल्या [प्र स्या +- अड-- टाप्‌] उज्वलता, आभा, कान्ति । 

अ्रनुशीमू (प्रगण--च्वि- भू - म्वा० पर०) अपने आपको 
योग्य बनाना, पात्रता प्राप्त करना । 

रग्रहः [प्र+-ग्रहू +अप्‌] 1. राजसभासदों को उपहार 
--कौ० अ० २।७।२५ 2. जोड़ के रखना 3. धृष्टता । 

प्रचकित (वि०) [प्र]. चक्‌- क्त] भय के कारण थर-थर 
काँपता हुआ । 

(वि०) [प्रा० स०] प्रखर, अत्यन्त तीव्र । सम० 

-- प्रतापः शक्तिशाली तेज,--भेरबः एक नाटक का 
नाम । 

प्रचर्या [प्र --चर्‌-यत्‌-- टाप्‌] प्रक्रिया । 

प्रचारः [प्र]-चर्‌--घडा ] सरकारी घोषणा, सार्वजनिक 
उद्घोष । 

प्रचलित (वि०) [प्र+चल्‌ क्त] घबराया हुआ । - -तम्‌ 
(नपुं) बिदाई, विसर्जन । 

प्रचरा (स्त्री०) [प्र+-चल्‌--अच्‌ ¬- टाप्‌] गिरगिट । 

प्रचुरपरिभवेः [क० स०] भारी अपमान, बड़ा तिरस्कार । 

भ्रच्छ्ननौद्ध: ( पु० ) वेदान्ती के वेश में छिपा हुआ 

बोद्ध । 

प्रच्याबुक (वि०) [प्र+च्यु+-उकञ्ञ] क्षणभंगुर, सहज में 
टूट जाने वाला, भिदुर । 

प्रजननकुशल (वि०) प्रसूति कार्य में दक्ष । 

अजा [प्र+जन्‌+ ड+-टाप्‌] संवत्सर बुद्ध० । 

प्रजागरभरू [प्र] जाग +ल्युट्‌] जागते रहना । 

अजुभ्भ्‌ (म्वा० आ०) जम्हाई लेना । 


( १३०० ) 


प्रज्ञप्त (वि०) [प्र+-ज्ञा+-णिच्‌+-क्त] 1. आदिष्ट, 
दिया हुआ 2. व्यवस्थित --बुद्ध ० । 

प्रज्ञा [प्रज्ञान अड टापू] प्रकृष्ट बुद्धि, बुद्ध? 1 सम» 
- अस्त्रम्‌ 1. एक अस्त्र का नाम 2. बुद्धि रूपी शस्त्र, 
--घन: केवल बुद्धि 
पारदर्शी गुण बुद्ध ०; -- मात्रा ज्ञानेन्द्रिय । 

प्रणमित (वि०) [प्र+नम्‌ --णिच्‌ -क्त] झुकाया हुआ, 
नमस्कार करने के लिए जिसका सिर झुकाया गया है । 

प्रणाय्य (वि०) [प्र--नी --ण्यत्‌] योग्य, उपयुक्त (वेद०) । 


प्रणिधिः [प्र+निञ-घा+-कि] हाथी को हाँकने की रीति 


मात १२।६।८ । 


प्रणिधेयम्‌ [ प्र+निञ-घाय-यत्‌ ] 1. गुप्तचर भेजना 


2. काम पर लगाना, उपयोग में लाना । 

प्रणयः [प्र+चीञअच्‌] 1. विवाह 2. मैत्री 3. अनुग्रह 
4. विनय । सम? 

--विमुख (वि०) 1. प्रेम के विपरीत 2. मैत्री करने 

में अनुत्सुक । 

प्रणयनम्‌ [प्र+नी--ल्यूट्‌| 1. (दण्ड) देना 2. (संप्रदाय) 
स्थापित करना । 

प्रमीत (वि०) [प्रननी क्त ] 1. प्रस्तुत किया हुआ 
2. कार्यान्वित किया हुआ 3. सिखाया हुआ 4. लिखा 


हुआ, रचा हुआ । सम० - अग्निः यज्ञ के निमित्त 


अभिमंत्रित की गई आग, आपः (ब० व०) पवित्र 
जल । 

प्रतन (वि०) [ प्र--ट्या, तुट्‌ ] पुराना, प्राचीन । सम० 
- हविस्‌ (नपुं०) आहुति देने के लिए अभिप्रेत 
पुराना घी । 

प्रतानः [ प्र +तनु+ घडा, ] प्रसार, विस्तार, फंछाव । 

प्रतपः [ प्र +तप्‌+-अच्‌ | सूर्य की गर्मी, घूप । 

प्रतापः [ प्र+-तप्‌+- घञ्‌ [ अन्तिम चेतावनी देना - कौ० 
अ० १1१६ | 

प्रतमाम्‌ (अ9) विशेष रूप से, खास तौर से । 

प्रति (अ०) | प्रथू+- डति ] 1. धातु के उपसृष्ट होकर 
इसका अर्थ हे (क) की ओर, की दिशा में (ख) 
वापिस, बदले में, फिर (ग) के विरुद्ध, के प्रतिकूल 
(घ) ऊपर 2. शब्दों के पूर्व लग कर इसका अर्थ 
होता है (क) समानता, (ख) विरुद्ध, विरोध में तथा 
(य) प्रतिद्वन्द्रिता । सम० अनुप्रासः अनुप्रास का 
एक भेद,-_अरिः मुकाबले का प्रतिपक्षी,--अकः झूठ- 
मूठ का सूर्य, बनावटी सूर्य,- आद्रे (वि०) बिल्कुल 
ताजा, आसङ्कः संयोग, संबंध, आह्वयः गूंज, 
प्रतिध्वनि, कन्‌ (नपुं०) ब्रत और उपवास,-कारः 
नकल करना --रा० २।३७।३७ पर टीका कूलिक 
(वि०) विरोधी,--क्रिया व्यवहार, आचरण नहि 
युवता त्वेतस्य रूपस्येवं प्रतिक्रिया--रा० ७।१७।४ 


(जसे चिद्घन), पारमिता 


सानः प्रेम के कारण ईर्ष्या, 


चक्कम्‌ शत्रु की सेना,- ढूतः बदले में भेजा गया दूत 
या संदेशवाहक, - विषम्‌ विषहर, विष को दूर करने 
वाली औषध,--बुषः विरोधी सांड । 

प्रतिगद्‌ (म्वा० पर०) उत्तर देना । 

प्रतिगरः [ प्रतिगृ +अच्‌ ] ललकार का उत्तर देना 
~ ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्वाति--तै० उ० 
११८१ । 

प्रतिघातः [ प्रतिहन्‌+-णिच्‌+-अप्‌ ] 1. गवन कौ० अ० 
२।८।२६ 2. नाश, अवमान--भाग० ५।९।३ | 

प्रतिचारः [ प्रतिचर्‌ घञ ] व्यक्तिगत बनाव श्यृंगार । 

प्रतिज्ञा (प्रति+ज्ञा}-अङ-टाप्‌ ] निश्चित समझना, 
-- कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति - भग० 
९।३१। सम० परिपालनम्‌,-पालनम्‌ अपनी प्रतिज्ञा 
को पुरा करना,--पारणम्‌ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा 
करना । 

प्रतिदुह, (नपुं०) ताजा दूध । 

प्रतिदृषित (वि०) [प्रतिदुष्‌+-णिच्‌+-कत ] कलुषित, 
भ्रष्ट, मिलावटी । 

प्रतिनियमः [ प्रतिनि+यम्‌-अच्‌ ] पृथक्‌ नियतीकरण 
--सां० का० १८। 

मतिमा [ प्रतिनिस्‌ |- क्री +-अच्‌ ] प्रतिहिसा, बदला 

ना। 

प्रतिनिष्पूत (वि०) [ प्रतिनिस्‌ + पू+-क्तः] साफ़ किया 
हुआ, पछोड़ा हुआ । 

प्रतिपत्तिः (स्त्री०) [प्रतिपद्‌ + क्तिन्‌] 1. प्राप्ति, अवाप्ति 
2 प्रत्यक्षीकरण, अवेक्षण 3. यथार्थ ज्ञान 4. स्वीकृति 
5. आरम्भ 6. सद्धुल्प 7. समाचार 8. उपाय 9. बुद्धि 
10. उन्नति 11. प्रयोग 12. प्रसिद्धि 13. विश्वासी 
सम० ` पराङ्मुख (वि०) ढीठ, न दबने वाला, 
¬ प्रदानम्‌ उन्नत पद अर्पण करना । 

श्रृतिपत्पाठः (पुं०) प्रतिपदा वाले अनध्याय दिन के पढ़ना 
=-प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता--रा० 


५1 

प्रतिपादित (वि०) [ प्रति--पद्‌--णिच्‌--क्त ] प्रकट 
किया गया । 

शतिपाद्य (वि०) | प्रतिपद्‌+-णिच्‌ +ण्यत्‌ ] चर्चा करने 
के योग्य, व्यवहार में लाने के योग्य । 

प्रतिपाद्यमान (वि०) [ प्रतिपद्‌-+-णिच्‌-|-य +-शानच्‌ ] 
1. दिया जाता हुआ, उपहृत किया जाता हुआ 
2. व्यवहृत किया जाता हुआ 3, चर्चा के अन्तर्गत । 

प्रतिपानम्‌ [ प्रतिपा--ल्यूट्‌ ] पीने का पानी ¦ 

प्रतिपूर्ण (वि०) [प्रति पृ- क्त ] प्रसारित, फैलाया हुआ, 
प्रशस्त 1 

प्रतिब(व)न्दी (स्त्री०) प्रत्यारोप, प्रत्युत्तर - हृदाभिनेन्द्य 
प्रतिवन्यनुत्तर: ने० ९1१७ । 


( १३०१ ) 


अरतिश्रू (अदा० पर०) 1. उत्तर देना, 2. (आ०) मुकर 
जाना । 

प्रतिभा [ प्रति | भा-+क-+ठाप ] उचाटपना, घ्याना- 
पकर्षण निद्रां च प्रतिभां चेव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌ 
--महा० १२।२७४।७। 

प्रतिभोजनम्‌ [ प्रतिमुज्‌ +-ल्युट्‌ ] विहित पथ्य, नियत 
किया हुआ आहार । 

प्रतिभागृहम्‌ [ ष० त० ] मूर्तियों का घर । 

प्रतियातनिद्र [ (वि०) ब० स० ] जागा हुआ, जागरूक । 

प्रतियातबुद्धि (वि०) [ ब० स० ] जिसे (पिछली भूली 
बाते) याद आ गई हों । न 

प्रतियोगः [ प्रति युज्‌ +घञ, ] प्रत्युत्तर, प्रत्युक्तिवचन 
णाबु०च० ४१४१ । 

प्रतियोद्धृ [ प्रति+-युव्‌--तृच्‌ ] युद्ध में प्रतिपक्षी । 

प्रतिरूह (वि०) [ प्रति+-र्ह्‌ +क्त ] 1: प्रविष्ट, अघि- 
कृत 2. स्थापित--भाग० १०।३०।३ । 

प्रतिवक्तव्य (वि०) ( प्रति+-बच्‌ + तव्यत्‌ | 1. उत्तर 
दिये जाने के योग्य 2. वादविवाद किये जाने के योग्य । 


प्रतिविधातव्यम्‌ (भाव० क्रि०) ध्यान (सावधानी) रखना 
चाहिए । 

प्रतिविशेषः [प्रा स०] विशेषता, विलक्षणता ! 

प्रतिष्याहारः [प्रति विय-आ¬- हृ + घञा] उत्तर, जवाब । 

प्रतिशीषकम्‌ [प्रा० स०] निष्कृतिघन, बन्दी मोचन धन । 
रा० २।५५ पर मल्लि० । 

प्रतिश्रयः [प्रति--श्रि--अच्‌] आश्रम, मठ (जहां सदाव्रत 
लगा रहता हे) । 

प्रतिषेधः [प्रति + सिध्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. निषेधात्मकता का ध्यान 
दिलाना 2. बाधा । 

प्रतिष्ठा [प्रति --स्थाञ-अङ्‌‡-टाप्‌] ब्रत की पूति । 

प्रतिष्ठापनम्‌ [प्रति +-स्था +-णिच्‌न-ल्युट्‌] समर्थेन । 

प्रतिष्ठासु (वि०) [प्रति +-स्था--सन्‌+-उ] कहीं पर बस 
जाने का इच्छुक । 

प्रतिष्ठित (वि०) [प्रति+-स्था‡-णिच्‌+-क्त] पूरा किया 
हुआ महा० ३।८५।११४। 

प्रतिसंयात (वि०) [प्रतिसम्‌+या+-क्त] आक्रमणकारी, 
हमला करने वाला । 

प्रतिसंरुद्ध (वि०) [प्रतिसम्‌ + रुव--क्त] संकुचित किया 
हुआ । 

प्रतिसंक्रमः [प्रतिसम्‌ +-क्रम्‌- अच्‌] [बिच्छेद, विघटन । 

प्रतिसङ्ख्यानम्‌ [प्रतिसम्‌ + र्या ल्युट्‌] 1. किसी बात का 
शान्तिपूर्वक विचार करना 2. सांख्य दर्शन । 

प्रतिसंघानम्‌ [ प्रतिसम्‌ --धा--ल्युट्‌ ] 1. स्मृति, याद 
2. उपचार, चिकित्सा । 

प्रतिसन्मासित (वि०) [प्रतिसमास -- इतच्‌] समीकृत, बरा- 
बर किया हुआ । 


प्रतिसरबन्धः [० त०] किसी भी मंगलमय कार्य के आरंभ 
के अवसर पर हाथ की कलाई में राखी या पहुंची 
(पुनीत कळावा) बाँचना । 

प्रतिस्वम्‌ (अ०) एक-एक करके, एकॅकशः । 

प्रतिहत (वि०) [प्रति+हन्‌+ क्त] 1. चौँधियायी हुई 
(आँखें) 2. कुण्ठित, ठूठा । 

प्रतिहार: [ प्रति+हृ+ घञ्‌ ] आगमन की सूचना देना 
-एरा० ७।१।७। 

प्रती (प्रतिञ-इ_भदा० पर०) (शत्रु का) मुकाबला 
करना,--सर्सन्यानहं तांश्च प्रतीयां रणमूर्धनि महा० 
५।१७२।१३ । 

प्रतीतात्मन्‌ [प्रति+ इत आत्मन्‌] विश्वस्त, दृढ़ । 

प्रतीकम्‌ [प्रति+-कन्‌ + नि० दीर्घः] 1. चिह्न 2. प्रतिलिपि । 
सम० दर्शनम्‌ चिह्णपरक संकल्पना । 

प्रतीचीन (वि०) [प्रत्यञ्च --ख, अलोपः, नलोपः, दोषश्च] 
अन्तर्मुखी, अन्दर की ओर मुड़ा हुआ । 

प्रतीपदीपकम्‌ (नपुं०) दीपक अलंकार का एक भेद । 

प्रतूलिका (स्त्री०) एक प्रकार की शय्या । 

प्रत्यक्ष (वि०) [अक्ष्णः प्रति] 1. आँखों को जो दिखाई दे, 
दर्शनीय 2. नयनगोचर, 3. स्पष्ट, साफ़ । सम्‌०--पर 
(वि) प्रत्यक्ष को ही उच्चतम प्रमाण मानने वाला, 
--विधानम्‌ स्पष्ट विधि, स्पष्ट आदेश, विषयीभू 
दृष्टिपरास के अन्तगेत आना । 

्रत्यक्षरम्‌ (अ०) प्रत्येक अक्षर पर- प्रत्यक्ष रश्लेषमय- 
प्रपञ्च वासव०। 

्त्यक्प्रवण (प्रत्यञ्च्‌ --प्रवण) (वि०) आत्मोन्मुख, एक 
त्रात्मा का भक्त । 

प्रत्यभिज्ञादर्शनम्‌ (नपुं०) शैवदर्शन पर लिखा गया एक 
ग्रन्थ । 

्रत्यभिनन्द्‌ (म्वा० चुरा» पर०) 1. बदले में नमस्कार 
करना 2. स्वागत करना । 

प्रत्यम्युत्थानम्‌ (नपुं०) [प्रति तअभि + उद्‌- स्था +ल्युट्‌] 
अतिथि का स्वागत करने के लिए अपने आसन से 
उठना-। 

प्रत्ययः [प्रति --इ--अच्‌] इन्द्रियों का कार्य-सर्वेन्द्रिय- 
मुणद्रष्ट्रे सवंप्रत्ययहेतवे भाग० ८।३।१४ । 

प्रत्यचनम्‌ [प्रति +-अचं --ल्युट्‌] बदले में नमस्कार करना । 

प्रत्यवकक्षन (वि०) [प्रति+-अव +-कृश्‌+-स्युद्‌] विफल- 
कर, संहारकारी । 

प्रत्यवस्थापनम्‌ [प्रति --अव--स्था न णिच्‌ +ल्युट्‌] सुखद, 
विश्रान्तिदायक, स्फूतिजनक । 

प्रत्यवेक्षणा (स्त्री०) [प्रति + अव-ईक्ष्‌ न-युच्‌ + टापू] 
पाँच प्रकार के ज्ञानों मे से एक (बुद्ध० में) । 

प्रत्यस्त (वि०) [प्रतिञ-अस्‌+-क्त] फेंका हुआ, छोड़ा 
हुआ--प्रत्यस्तव्यसने माल० १०1२३ । 


( १३०२ ) 


प्रत्याचक्षाणक (वि०) [प्रति+आ-+-चक्ष्‌ +-शानच्‌, स्वार्थ | अनदक (वि०) अत्यन्त सुन्दर । 


कन्‌] निराकरण करने की इच्छा वाला, आक्षेप करने 
का इच्छुक । 

प्रत्यापन्न (वि०) [प्रति+आ+पद्‌+क्त] 1. वापिस 
आया हुआ, फिर से एकत्र किया हुआ 2. बहकाया 
हुआ, वदले हुए मन वाला, विपरीत दृष्टिकोण वाला । 
--महा० १२२९ १८ । 

प्रत्यासत्तिः (स्त्री०) [प्रति]-आ--सद्‌--क्तिन्‌] प्रसन्नता 
हर्षोत्फूल्लता । 

प्रत्याहारः [प्रति+-आ¬+- हू +षञ्ञ ] प्रस्तावना या आमुख, 
का विशेष भाग (नाट्य०) । 

प्रत्युत्पन्नजाति: (स्त्री) गुणासहित समीकरण । 

प्रत्युपस्थित (वि०) [प्रतिञ-उप¬-स्था+ क्त] 1. समूहगत 
2. एकत्र होना, दवाव होना (जेसे मूत्रोत्सये का) 
3. विमुख, विपरीत हुआ--श्रेयसि प्रत्युपस्थिते 

हा० १२।२८, ७।५७ । 

प्रत्यूढ (वि०) [प्रति+-वह +क्त] 1. प्रत्याख्यात, अस्वी- 
कृत 2. उपेक्षित 3. मात दिया हुआ । 

प्रथमकविः (पुं ) वाल्मीकि का विशेषण । 


प्रदक्षिण (वि०) [प्रा० स०] चतुर, दक्ष, निपुण-- तानुवाच 
विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः - रा० २1१६1५ । 

प्रदा (जुहो० उभ०) ऋण परिशोध करना । 

प्रदानम्‌ [ प्र-+-दो +ल्युट्‌ | खण्डन करना, निराकरण 
करना - असदेव हि धमेस्य प्रदानं घर्मं आसुरः--महा० 
१३।४५।८ । 

प्रदानकुपण (वि०) [ प्र--दा--ल्युट्‌, प्रदाने कृपण:-- त० 
स० ] दरिद्र, उपहारादि समय पर न देने वाला । 

प्रदेशः (पु०) [ प्र+दिश्‌ +घज्म ] स्वातंत्र्य के क्षेत्र में 
एक बाघा (जैन०) । 

प्रदेहनम्‌ [ प्र-+- दिह_-+-ल्युट्‌ ] लीपना, पोतना । 

प्रधनाङ्खगम्‌ [ ष० त० | युद्ध का अग्रभाग । 

प्रधानकारणवाद: (पुं०) सांख्य का सिद्धान्त कि प्रधान ही 
मूल कारण है । 

प्रधानवादिन्‌ (वि०) जो व्यक्ति सांख्य के प्रघानकारण को 
मानने वाला हुं । 


अजब: | प्र-मू--अप्‌ | समृद्धि,-प्रभावार्थाय भूतानां 
घममंप्रवचनं कृतमूं--महा० १२॥ १०९1१० । 

प्रजा [प्र] मा अङ्‌ | टाप्‌ ] पद्मरागमणि । 
जामिद्‌ (वि०) उज्ज्वल - कि० १६।५८। 

प्रयातकरणोयम्‌ [ स० त० ] प्रातः काल अनुष्ठेय । 

सावन (वि०) [ प्रस-मू--णिच--ल्युट्‌ | 1. प्रमुख, 
अमावश्याली 2. सृजनात्मक शक्ति, 3. मूल 4. खोलने 
वारा - तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वगंमागंप्रभावनम्‌ - रा० 
४१७८ + 

प्रमाणित (वि०) [ प्र{-माष्‌+ क्त ] कथित, उद्धोषित । 

प्रगुखाम्बिता (वि०) स्वामी के समान - यद्वेदात्प्रभुसम्मितात्‌ 
ऊझासा० द०॥ 

प्रभत्वाक्षष: (पु०) | ष० त० ] आदेश के वचन द्वारा 
उठाया गया आक्षप- का० २1१३८ । 

प्रबेडः [प्र] मिद्‌ घडा, ] उद्गम स्थान (जैसे 
नदी का) । _ 

प्रमाबिन्‌ (वि०) [ प्र--मथ्‌--इनि ] नाड़ियों में से रसों 
का उत्पादक । 

प्रमद्वरा (स्त्री०) रुरु नामक मुनि की पत्नी । 

प्रमहस्‌ (वि०) [ब० स० ] बड़ा शक्तिशाली, प्रतापी, 
तेजस्वी । 


सम० 


प्रमाणम्‌ [ प्र1मा-ल्यूट | एक प्रकार की माप 
(संगीत०) । जसे द्रुतप्रमाण । 

प्रमाणानरूप (वि०) किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति 
ओर डोलडोल के अनुरूप । 

प्रमाणतः (अ०) [प्रमाण -तसिल्‌ ] माप या तोरू के 
अनुसार । 

प्रमात्वम्‌ (नयु >) निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान की यथार्थता । 

प्रमिति: | प्र: मा- क्तिन्‌ ] प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति । 

प्रमोद [प्र मुद्‌--घञ्ञ्‌ | 1. गुणी पुरुष का हषं, 
उल्लास (जन०) 2. एक वर्ष का नाम । 

प्रकत्नभोरवभ्‌ [ ष० त० ] यत्नों की गहनता, परिश्रम की 
गहराई । 

अबतास्मन्‌, ? (वि०) पुनीत मन वाला, जिसने अपने मन 


प्रधावितिका (स्त्री) वच कर निकल भागने का मार्ग । | अयतमानस $ को संयत कर लिया हे। भग० ९।२६। 
प्रपञ्चः [ प्रञ-पञ्च्‌य-घञ्ञ्‌ ] हास्यास्पद वार्तालाप | प्रबतपाजि (वि०) [ ब० स० ] सम्मान में हाथ जोड़े हुए । 


(नाट्य०) । 

प्रपतनम्‌ [ प्र + पत्‌ +-ल्यूट्‌ ] आक्रमण, घावा । 

प्रपुराण (वि०) [ प्रा० स० ] अत्यन्त पुराना । 

प्रपुरणम्‌ { प्र+-पृ-{-ल्युट्‌ ] घनुष की डोरी को झुकाना, 
और बाँघ देना । 

प्रबुद्धता [ प्र--बुध्‌ + क्त+ता ] प्रज्ञा, बुद्धि । 

प्रभग्न (वि०) [प्र] भज्‌ +क्त] टूट कर टुकड़े-टुकड़े 
हुआ, कुचला हुआ, हराया हुआ । 


। ब्रन्त्‌ (पृ०) चालक, उकसाने बाला, भड़काने वाला प्रेरक । 
| प्रका (अदा० पर०) ग्रस्त होना, अपने ऊपर लेना, 


उठाना ! 
प्रबुक्त (वि०) [ प्रयुज्‌ क्त ] 1. प्रकंल्पित, उपाय द्वारा 
काम चलाया हुआ 2. खींची हुई (जेसे तलवार) । 
प्रवृग्तसत्कार (वि०) [ ब० स० ] जिसका स्वागत सत्कार 
किया गया हूं -प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं 
संप्रतिपत्तुमहँसि--कु० ५। 


( १३०३ ) 


प्रयोक्तु (पुं०) [ प्र--युज्‌--तृच्‌ ] प्रापक, समाहर्ता । 

प्रयोगः [ प्र +-यृज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. उपयोग में लाना, इस्ते- 
माल करना, काम 2. यथावत्‌ रूप, सामान्य उपयोग 
3. फेंकना, फेंक कर मार करना, (विप० संहार) 
4. प्रदर्शन, अनुष्ठान 5. अभ्यास, परीक्षणात्मक उप- 
योग 6. प्रक्रिया क्रम 7. कार्य 8. सस्वर.पाठ 9. आरम्भ 
10. योजना, तरकीब 11. साघन, उपाय । सम० 
--अहणम्‌ व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करना, - चतुर 
(वि०), - निपुण (वि०) व्यवहार में प्रयुक्त करने 
में दक्ष, स्वयं अभ्यास करने में होशियार,- ज्ञास्त्रम्‌ 
कल्पसूत्र, - विद्‌ (वि०) जो किसी वस्तु के व्यवहार 
को जानता हें । 

प्रलम्बबाहु | (वि०) [ ब० स०] जिसकी भुजाएँ 

प्रलम्बभुज | लम्बी हैँ । 

प्रलयः [ प्र+ली-अच्‌ ] 1. आध्यात्मिक लय 2. मूर्छा, 
बेंहोशी । 

प्रलापिता [ प्रलाप --इनि--तल्‌--टापू ] प्रेम संबंधी 
बातचीत ! 

प्रलुप्त (वि०) [ प्र+लूप्‌ +क्त ] लूटा हुआ । 

प्रलुब्ध (वि०) [ प्र+लुभ्‌ +क्त] 1. ठग, वञ्चक 
2. लोभ में फंसाया हुआ । 

प्रलोपः [प्र+लुप्‌ +-घञ्ञ्‌ | नाश, संहार । 

प्रवणम्‌ [पु +-ल्युट्‌] पहुंच, पैठ । 

प्रवणायितम्‌ [प्रवण+- क्यच्‌ +-कत्‌] इच्छा, झुकाव । 

प्रवादः [ प्रन-वद्‌+घञ््‌ ] झूठा आरोप - शि० १। 
४४ । 

प्रवर (वि०) [प्र--वृ--अप्‌] 1. मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ, 
उत्तम 2. सबसे बड़ा, -- रः (पुं०) 1. बुलावा 2. अग्नि- 
होत्र के अवसर पर ब्राह्मण द्वारा अग्नि का विशेष 
आवाहन 3. पूर्वज 4. कुल, बंश 5. गोत्र प्रवर्तक 
ऋषि 6. सन्तति 7. चादर, रा (स्त्री०) गोदावरी 
में गिरने वाली एक नदी,-रम्‌ (नपुं०) अगर की 
लकड़ी, चंदन । सम०--धातुः मूल्यवान्‌ घातु, 
-- ललितम्‌ एक छन्द का नाम । 

प्रवासपर (वि०) परदेश में रहने का व्यसनी । 

प्रवास्य (वि०) [ प्र‡-वस्‌+-णिच्‌+-ण्यत्‌ ] निर्वासित 
किये जाने के योग्य । 

प्रवातशयनम्‌ (नपुं०) ऐसे स्थान पर सोना जहाँ खिड़की 
या वातायनों के द्वारा हवा खूब आती जाती हो । 

प्रविचारः [प्र + वि+चर्‌+-घव्य्‌ | विवेक, प्रभाग, जाति, 
प्रकार । 

प्रविचारित (वि०) [प्रविचार इतच्‌] परीक्षित, साव- 
घानतापूर्वक विचार किया गया। 

श्रविरत (वि०) [प्र]-वि--रम्‌--क्त] जो किसी बात 
से पराङ्मुख हो गया हो, दूर रहने वाला । 


१६४ 


प्रवेज्ञः [प्र+- विश्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. रीति, विन्यास 2. रोजगार 
जेसा कि (मुसलप्रवेशः) में । 

प्रविषयः (पुं०) क्षेत्र, परास, पहुँच । 

प्रवृत्त (वि०) [प्र+-वृ+-क्त] 1. बहने वाला--भ्रवृत्तमुदकं 
वायु महा० १४।४६।१२ 2. आघात करने वाला, 
चोट पहुँचाने वाला 3. परिचारित, घुमाया हुआ । 
सम०--चक्रता (स्त्री०) प्रभुसत्ता--याज्ञ० १।२६६। 

्रवृत्तिः[प्र+- वृत्‌ +- क्तिन्‌] 1. गुणक (गणित ०) 2. उदय, 
उद्गम 3. प्रकट होना. 4. आरम्भ 5. आचरण 
6. काम, रोजगार 7. प्रयोग 8. सार्थकता, अर्थ 
9. समाचार 10. भाग्य, क्रिस्मत 11. प्रत्यक्ष ज्ञान । 
सम०--पुरुषः समाचारों का अभिकर्ता. - लेख: 
अध्यादेश, - विज्ञानम्‌ बाहरी संसार का ज्ञान । 

प्रव्याहरणम्‌ [प्र +वि--आ¬-ह्‌--ल्युट्‌] वाक्‌शक्ति । 

प्रवज्यायोगः [ष० त०] ज्योतिष का एक योग जो संन्यास 
लेने का निर्देश करता है । 

प्रशंस्‌ (स्वा० आ०) भविष्यवाणी करना । 

प्रशंसालापः [ष० त०] अभिनन्दन, जयघोष । 

प्रशस्तिः [प्र --शंस्‌|- क्तिन्‌] प्रचार, विज्ञापन । 

प्ज्ञमनम्‌ [प्र+शम्‌+-ल्युट्‌] शान्ति की स्थापना (किसी 
राजनीतिक संकट के पश्चात्‌) । 

प्रश्न (वि०) [प्र+-शू+-क्त, तस्य नत्वम्‌] सुजा हुआ । 

प्रश्नः [प्रच्छ-- नङ्‌] 1. सवाल, पृच्छा, पूछताछ 2. न्यायिक 
पूछताछ 3. विवादास्पद बिन्दु 4. समस्या 5. किसी 
पुस्तक का छोटा अध्याय। सम०--कथा पूछताछ 
पर समाप्त[होने वाळी कहानी,--बादिन्‌ ज्योतिषी, 
आगे होने वाली बात बताने वाला, -- विचारः 
भविष्यकथन विषयक ज्योतिष की एक शाखा । 

प्रसक्त र [प्र+सञ्ज्‌--क्त] अत्यन्त आसक्त, किसी 
बात से चिपका हुआ । 

प्रसङ्ग: [ प्र+सञ्ज्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. बढ़ाया हुआ प्रयोग 
-- अन्यत्र कृतस्यान्यत्रासक्तिः प्रसद्धः---मी० सू० 
१२।१।१ पर शा० भा० 2. गौण घटना या कथा- 
वस्तु । सम०--समः तर्कसंगत हेत्वाभास जहाँ स्वयं 
'प्रमार्ण भी सिद्ध किया जाता है । 

प्रसञिजत (वि०) [प्र+सञ्ज्‌+-णिच्‌--क्त] सत्ताप्राप्त, 
अस्तित्व में आया हुआ--प्रसह्य वर्षासु ऋतौ प्रस” 
ञ्जिते-नै० ९।९६। 

प्रसादः [प्र+-सद्‌-}-घञ्ञ्‌ ] भोजन पचने के पश्चात्‌ उसका 
पोषक रस । हु 

प्रसेदिवस्‌ (वि० )[प्र+सदुर्न-वस्‌] जो प्रसन्न हो चुका हैं । 

प्रसन्दानम्‌ [प्र--सम्‌ --दो--ल्युट्‌] रज्जु, रस्सी, बडी । 

प्रसह्म (अ०) [प्र+सह +-ल्यप्‌] 1. जीत कर 2. अवश्य 
ही, निश्चित रूप से। सम०- कारिन्‌ ( वि० ) 
भीषण कार्य करने वाला प्रबल बेग से क्रियाशील ! 


( १३०४ ) 


प्रसवकालः [ष० त०] प्रसूतिकाल, बच्चा जनने का समय । 

प्रसूति: [प्र--सू--क्तिन्‌) उद्धव, उत्पत्ति, कारण-कि० 
४1३२ । 

प्रसृ (म्वा० पर०) 1. विषण्ण होना (जसा कि शरीर के 
तीनों दोषों का) 2. अनुसरण करना 3. संप्रसारण 
अर्थात्‌ अधंस्वरो को उसके संवादी स्वर में बदलना । 

त्रसरः [प्र]. सृउ-भप्‌] परास (जेसा कि <दृष्टिप्रसर' मे) । 

प्रसारः [प्र+सू-[घज्म_] 1. व्यापारी की दुकान 2. (घूल) 
उड़ाना 3. फेलाव । 

प्रसारितमात्र (वि०) [ब० स०] जिसके अंग बहुत फैले 
हुए हों । 

प्रसप्‌ (म्वा० पर०) छा जाना, फैल जाना (जैसे कि 
अन्धकार) । 

प्रस्कन्न (वि०) [5 पर्पल कत ] आक्रान्त, जिसके 
ऊपर धावा बोला गया हो । 

प्रस्तरप्रहरणन्यायः [ष० त०] मीमांसा का व्याख्याविषयक 
एक सिद्धान्त जिसके अनुसार करण द्वारा प्रतिपादित 
विषयवस्तु की अपेक्षा कम द्वारा विहित वर्णन अधिक 
प्रबल होता हैं । 

प्रस्तावः [प्र+-स्तु+-घञ्ञ्‌] 1. व्याख्यान का विषय, शीर्षक 
2. नाटक की प्रस्तावना 3. साम के परिचायक शब्द । 

प्रस्तोतृ (पुं०) [प्र--स्तु--तृच्‌] उद्गाता की सहायता 
करने वाला यज्ञीय पुरोहित, ऋत्विज । 

प्रस्तोभः [प्र+स्तुभ्‌+घञ्ञ्‌] संदर्भ, उल्लेख---भाग० 
९।१९।२६। 

प्रस्थानम्‌ [प्र+स्था-ल्युट्‌] 1. दर्शनशास्त्र की एक शाखा 
2. धामिक भिक्षावृत्ति, प्रवज्या सप्रस्थानाः क्षात्रघर्माः 
विशिष्टा:--महा० १२।६४।२२। सम० मङ्गलम्‌ 
यात्रा आरभ करते समय माङ्गलिक प्रक्रियाएं । 

प्रस्नवः [प्र+-स्नु+-अप्‌] 1. धारा (जैसे कि दूध की) 
2. [ब० व०] आँसू 3. मूत्र । 

प्रस्षधिन्‌ (वि०) [प्र--स्पर्धा--इनि] होड़ करने वाला, 
बराबरी करने वाला । 

प्रस्फार (वि०) [प्र+स्फर्‌+-घञ्ञ्‌] सूजा हुआ, फूला 
हुआ । 

प्रहतमुरज (वि०) [ब० स०] जहाँ पर ढोल बजते हों 
--संगीताय प्रहतमुरजाः--मेघ ० । 

प्रहतिः [प्र +हन्‌ +-क्तिन्‌] आघात, चोप, थप्पड़ । 

प्रहा: (जुहो० पर०) छोड़ देना, हार जाना । 

प्रहि (स्वा० पर०) मुड्ना, उन्मुख होना । 

प्रहितङ्गम (वि०) सदेश लेकर जाने वाला । 

प्रहरणकलिका (स्त्री०) एक छन्द का नाम । 

प्रहारः [प्र+हृ+-घञ्ञ्‌] 1. युद्ध 2. हार (गले में पहनने 
का) । 

प्रांशु: [० स०] लम्बे कद का व्यक्ति, कृद्दावर- प्रांशु- 


लम्ये--रघु० १२ ! सम०- प्राकार (वि०) जिसकी 
ऊंची दीवार हों । 

प्राकारधरणी [स० त०] दीवार के ऊपर बना चबूतरा । 

प्राकारस्य (वि०) [स० त०] जो फसील पर खड़ा हो । 

प्राकृतमानुषः [क० स०] साधारण मनुष्य । 

प्राक्तन (वि०) [प्राक्‌ + तन्‌] 1. पुराना, पिछला, भूत 
काल का 2. अतीत समय का, पहला, पहले जन्म का, 

नम्‌ भाग्य । सम० - कर्मन्‌ (नपुं०) पूर्वजन्म में 

किया गया कार्य, भाग्य,--जन्मन्‌ (नपुं०) पूवं जन्म । 

प्रागल्भी [प्रगल्म+---अण्‌ +ङीप्‌] 1. साहस 2. दृढता । 

प्रागल्म्यम्‌ (नपुं ०) [प्रगल्म+-ष्यञ्ञ्‌ ] प्रगल्भता, वीरता 
चतुरता । सम० - बुद्धि: (स्त्री) निर्णय करने का 
साहस, न्याय-साहस । 

प्रागुभ्यम्‌ {प्रगृण+- ष्यञ्‌] सही स्थिति, यथार्थं दशा, दिशा, 
अनुदेश । 

प्राधूणिका (स्त्रीश) अतिथि सत्कार, पाहुंनों का स्वागत । 

प्रान्न्‌ (वि०) [प्र +-अञ्च्‌+-क्विन्‌] 1. सामने का, आगे 
का 2. पूर्वी 3. पहला । सम० - उत्पत्तिः (किसी रोग 
का) पहला दर्शन, - बचनम्‌ प्राचीन उक्ति, पहले का 
कथन । 

प्राचार (वि०) सामान्य प्रथाओं के विरुद्ध, साधारण 
अनुष्ठान और संस्थानों के विपरीत । 

प्राचार्य: (पुं०) {प्रकृष्ट आचार्यः] 1. अध्यापक का अध्या- 
पक 2. सेवानिवृत्त अध्यापक । 

प्राचीनमूल (वि०) [ब० स०] जिसकी जड़ें पूर्व दिशा की 
ओर मृडी हुई हों । 

प्राच्यपदवृत्तिः (स्त्री) एक नियम जिसके अनुसार 'अ' 
से पूर्व किन्हीं विशेष अवस्थाओं में 'ए' अपरिवतित 

अवस्था में रहता ह । 

प्राच्यवृत्तिः (स्त्री) एक प्रकार का छन्द । 

प्राजापत्यम्‌ [ प्रजापति -)-ष्यडा, ] 1. प्रजननात्मक शक्ति 
2. एक यज्ञ का नाम। 

प्राज्ञ (वि०) [प्रज्ञ एव-स्वार्थे अण्‌] 1. बुद्धिमान्‌ 2. समझ- 
दार, विद्वान्‌, - ज्ञः (पुं) 1. बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ 
2. एक प्रकार का तोता 3. व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता 
4. परमेश्वर । 

ala | प्रिज्नू+तल, त्व, वा] बुद्धिमत्ता । 

प्राण: [प्र/अन्‌ +-घञ्ग्‌] 1. जीवन, जान 2. आहार, 
अन्न । सम० कर्मन्‌ (नपु०) जीवन कार्य, परिक्षोण 
(वि०) जिसके जीवन का अन्त निकट है, परित्राणम्‌ 
किसी के जीवन की रक्षा करना, बचाना,- वल्लभा 
प्राणप्रिया,- विद्या प्राणायाम की विद्या । , 

प्रात: (अ०) [प्र ‡अत्‌+अरन्‌] 1. पौ फटने पर. प्रभात 
वेला में, तड़के, सवेरे 2. कल सवेरे । सम० - अनुवाक: 


( १३०५ ) 


वह सूक्त जिससे प्रातः सवन का उपक्रम होता हैं, 
-~चन्द्रः प्रभातकाल का चन्द्रमा । 

प्रालिकामिन्‌ (पुं०) सेवक या दूत । 

प्रातिनिधिकः [प्रतिनिधि--ठक] 1. स्थानापन्न 2. प्रतिता- 
घिकार, प्रतिनिधित्व । 

प्रातीप्यम्‌ [प्रतीप्‌ -- ष्यव्य_] शत्रुता, विरोध । 

प्रात्यक्षिक (वि०) [प्रत्यक्ष --ठक] आँखों को दिखाई देने 
वाला । 

प्रादेशमात्र (वि०) [प्रदेशमात्र+अणू्‌] झरा सा, विचार 
मात्र देने के लिए, स्‌(नपुं०) एक बालिस्त की माप, 
पूरी अंगुलियों को फैलाकर अंगूठे के किनारे से तजंनी 
अंगुली के किनारे तक की माप--उपविश्य दर्भाग्रे 
प्रादेशमात्रे प्रच्छिनत्ति न नखेन खादिरगृह्मसू० २।२। 

प्राध्व (वि०) [प्रकृष्टोऽध्व अच्‌ समासः] 1. यात्रा पर गया 
हुआ 2. पूर्वोदाहरण, निर्दशन 3. बन्धन । 

प्रान्त: [प्रकृष्टोऽन्तः] 1. किनारा, गोट 2. कोण (आँख 
ओष्ठ आदिका) 3. सीमा 4. अन्तिम किनारा । 
सम० - निवासिन्‌ सीमान्त प्रदेश का रहने वाला 
भूमौ (अ०) अन्त में, आखिर कार । 

प्रापणम्‌ [प्र +-आप्‌ +-ल्युट्‌] व्याख्या, विवरण, चित्रण । 

प्रापिपयिषु ( वि० ) [प्र+आप्‌+णिच्‌ञ-सन्‌त-उ] 
पहुंचान की इच्छा वाला । 

प्राप्त (वि०) [प्र+-आप्‌+-क्त] किसी पूर्वोदाहरण के 
अनुसार या पूर्वतक का अनुगामी । सम०- क्रम 
(वि०) योग्य, उपयुक्त,--भाव (वि०) 1. बुद्धिः 
मान्‌ 2. सुन्दर । 

प्राप्तिः (स्त्री०) [प्र+ आप्‌-क्तिन्‌] 1. किसी वस्तु का 
निरीक्षण करने पर लगाया गया अनुमान 2. (ज्योति० 
में) ग्यारहबाँ चान्द्रधर । 

प्राप्य (अ०) [प्र+-आपू--ल्पप्‌} प्राप्त करके, उपलब्ध 
करके । सम० कारिन्‌ (वि०) कार्य में नियुक्‍त 
होकर ही प्रभावशाली, - रूप (वि०) अनायास ही 
प्राप्त होने वाला । 

घ्रायणम्‌ [प्र +-अय्‌ + ल्युट्‌] दूध में तैयार किया हुआ भोजन । 

प्रायत्यम्‌ [प्रयत --ष्यञ्ञ | पवित्रता, स्वच्छता । 

प्रायुस्‌ (नपुं०) बढ़ी हुई जीवन शक्ति, दीघंतर जीवन । 

प्रारब्ध (वि०) [प्र+-आ~+-रभ्‌+-क्त] आरंभ किया 
हुआ, शुरू किया हुआ। सम०--कर्मन्‌, -- कार्य 
(वि०) जिसने अपना कार्य आरंभ कर दिया ह, 
--कर्मन्‌ (तपुं०) वह कार्य जो फल देने लगा है । 

प्राजयितू (वि०) [प्र+ अर्ज्‌ +णिच्‌+तृच्‌] जो अनुदान 
देता है । 

प्राथ (चुरा० आ०) आश्रय लेना, सहारा लेना । 

प्राथ्ये (वि०) [प्रञ-अर्थञ-प्यत्‌] 1. चाहने योग्य 
2. वाञ्छनीय । 


प्रालेयम्‌ [प्रलय अण्‌] प्रलय से सम्बन्ध रखने बाला । 

प्रावधिक (वि०) [प्रवृत+-ठक्‌] वह क्रम जो किसी कार्य 
पद्धति में सर्व प्रथम अपनाया जाकर बाद में पश्चवर्ती 
सभी कार्यों में अपनाया जाय, जिससे कि कार्य में 
पद्धति की एकता बनी रहे! 

प्राबादुकः [प्र +-वद्‌ +- उकज्ण_] वाद-विवाद में प्रति पक्षी । 

प्रासादः [प्र +सद्‌ञ-घञ्ञ्‌ ] 1. महल, भबन 2. राज भवन 
3. मन्दिर 4. चबूतरा 5. वेदिका । सम०--मर्भः 
महल का आन्तरिक कमरा,--शिखरः महल की 
चोटी । 

प्राहंबनीय (वि०) [प्र+-आ+-ह्वेञ-अनीय] अतिथि की 
भाँति स्वागत किये जाने के योग्य । 

प्राहुणः [प्र+-आ¬-घूर्ण्‌ ‡-क] अतिथि, पाहुना । 

प्रिय (वि०) [प्री+क) 1. प्यारा, अनुकूल 2. सुखद, 

3. अभिलषित 4. भक्त, अनूरक्त,-यः (पूं०) 
1. प्रेमी, पति 2. हरिण 3. जामाता,--या (स्त्री) 
1. पत्नी 2. महिला 3. छोटी इलायची,---यम्‌ 
(नपुं०) 1. प्रेम 2. कृपा, प्रसाद 3. सुखद समाचार । 
सम०--आलापिन (वि०) मिष्टभाषी, मीठा बोलने 
वाला, - आसु (वि०) जिसे अपनी जान बहुत प्यारी 
हो, जीवन को चाहने वाला, - कलह (वि०) झग- 
डालू,-जीविता प्राणों का प्रेम,--संप्रहार (वि०) 
मुकदमे बाजी को पसंद करने वाला । 

प्रियंदद (वि०) [प्रियं ददाति--दा--श] अभीष्ट और 
सुखद वस्तु का दाता । 

प्रोतिः [प्रीय-क्तिच्‌] 1. प्रबल इच्छा 2. संगीत की श्रुति । 
सम०--संयोगः मैत्री संबन्ध, संगतिः मित्रों का 
सम्मिलन । 

प्रतः [प्र--इ--क्त] 1. नरक में रहने वाला 2. इस संसार 
से गया हुआ, मृत 3. पितर । सम०--अयनः एक 
विशेष नरक,--पात्रम्‌ ओध्वंदेहिक क्रिया के अवसर 
पर प्रयुक्त किया जाने वाला बर्तन । 

प्रेक्षणालम्भम्‌ (नपुं) (स्त्रियों की ओर) देखना या 
(उन्हें ) स्पर्शं करना । 

प्रेक्षा [प्र+इछ्‌+-अ¬+-टाप्‌] कान्ति, आभा - प्रेक्षा क्षिपन्तं 
हरितोपलाद्रेः - भाग० ३।८।२४। सम - पूर्वम्‌ 
(अ) देखभाल कर, जान वूझ कर, - प्रपञ्चः रंग- 
मञ्च पर खेला जाने वाल नाटक । 

प्रेमाद्रै (वि०) [तु० त° स०] प्रम से पसीजा हुजा । 

प्रेयकम्‌ (नपुं) एक प्रकार का चमड़ा - को० अ० 
२।११।२९ | 

प्रेयरूपकम्‌ (नपुं०) सौन्दर्य, लावण्य नै० ५।६६। 

प्रोच्चल्‌ (म्वा० पर०) यात्रा पर प्रस्थान करने वाला । 

प्रोच्चाटमा [ ्र+-उत्‌+चट्‌न-णिच्‌+यृच्‌+-टाप्‌ ] 
1. (भूतप्रेतादि को) भगाना 2. विनाश । 


( १३०६ ) 


ग्रोतधन (वि०) [ ब० स० ] बादलों में डूबा हुआ । 

प्रोतशझूछ (वि०) [ब० स०] शलाका पर रकखा हुआ । 

परोत्तान (वि०) [ श्र+उत्‌ +-घञ्ण ] फैलाया हुआ । 

प्रोचाल (वि०) [ प्रकर्षणोत्ताल:--प्रा० स० ] ऊँचे स्वर 
से बोलने वाला । 

प्रोदर (वि०) [ ब० स० ] बड़े पेट वाला । 

प्रोद्दीचि (वि०) [ प्रा० स० ] लहराता हुआ, घटबढ़ 
होता हुआ । 

प्रोन्बमित (वि०) [प्र उत्‌--नम्‌ -|-णिच्‌ --क्‍्त] उठाया 
हुआ, उभारा हुआ । 

हा (भदा० उभ०) अच्छी तरह ढक लेना, चादर लपेट 

ना । 

प्रौढ (वि०) [ प्र-{-ऊढ - वह्‌ +क्त 1 1. विशाल, बड़ा 

2. व्यस्त, घिरा हुआ । सम०--प्रियः साहसी और 


विश्वास पात्र स्त्री मनोरमा सिद्धान्त कौमुदी पर 
एक टीका । 

प्रौढिः [ प्र+वह + क्तिन्‌ ] औत्सुक्य, उत्कटता, (चरित्र 
की) गहराई । 

प्रोक्त (वि०) अर्थ सम्पन्न, अर्थ युक्त । 

प्लक्ष द्वारम्‌ (नपुं०) पाइवंद्वार, भवन के पक्ष का द्वार । 
"णम पु० २६४।१५॥ 

प्लवः [ प्लु--अच्‌ ] 1. एक जलचर 2, एक संवत्सर का 
नाम । सम०--कुम्भः तेराक की सहायता के लिए 
घड़े जसा बतंन । 

प्लावयितु (वि) 
नाविक । 

प्लुतसेरः (पुं) एक प्रकार का संगीत माप । 


[ ष्छु+णिच्‌+-तृन्‌ ] मल्लाह, 


कणमरः [फणं बिभर्तीति-भृ +-अच्‌] साँप । 

फणितल्पगः (पुं०) विष्णु का विशेषण । 

फ्रणिर्जकः (पृं०) तुलसी का एक भेद, सफेद मरवा । 

फरुष्डः (पुं ) हरी प्याज । 

फलम्‌ [फल्‌+-अच्‌] 1. क्षतिपूर्ति, प्रतिपूति 2. - 
अंसफलक 3. उपज 4. फल 5. परिणाम 6. कृत्य 
7. उद्देश्य, प्रयोजन 8. उपयोग, लाभ 9. सन्तान, 
10 (तलवार का) फलक 11. तीर की नोक । सम ८ 
अधिकारः परिश्रम का दावा,--अपूर्वम्‌ यज्ञ का 
अदृष्ट परिणाम,--उपयोगः फल का आनन्द लेना, 
~-ग्रन्थः ग्रहों का मानवकुल पर प्रभाव” विषयक 
ज्योतिष का एक ग्रन्थ,--भावना परिणाम का अघि- 
ग्रहण,--भुल्‌ (पुं०) बन्दर, ` मूलम्‌ (नपुं) फल 
और जड़ें,-- वातः (स्त्री) कपड़े की बनी बत्ती 
जिसे चिकना करके अनीमा के लिए गुदा में रक्खा 
जाता हैँ, स्थापनम्‌ 'सीमन्तोन्नयन' नामक संस्कार । 

फलकम्‌ [फल--कन्‌] 1. तरुता, फट्टा 2. टिकिया 3. कूल्हा 
4. हाथ की हथेली 5. लाभ 6. बाण का मुंह 7. आतंव, 
वतुल्लाव 8. लकड़ी का पटड़ा 9. (कपड़ा बुनने के 
लिए) वृक्ष की छाल -सन आदि। सम०._परि- 
धानम्‌ वस्त्रों के रूप में वृक्षछाल धारण करना । 


फ 


फलिः (पुं) [फल्‌-+-इ] एक प्रकार की मछली । 

फल्गुवाक्‌ मिथ्यापन, झूठपना । 

फालिका (स्त्री०) ग्रास, टुकड़ा— मृदुव्यंजनमांसफालिकाम्‌ 
-- नै० १६।८२। 

फाल्गुनेयः [फल्गुनी +-ढक्‌] अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु । 

फिद्सुत्रम्‌ व्याकरण का एक ग्रन्थ जिसके रचयिता शान्त- 
नवाचार्य थे । 

फुट्टिका (स्त्री०) एक प्रकार का बुना हुआ कपडा । 

फुत्कृतिः (स्त्री०) [फुत्कृ +-क्तिन्‌] फूँक मारना, 'सीसी' 
शब्द करना । 

फुलिङ्ग: (पुं०) [आं० फिरङ्ग] उपदंश, गर्मी का रोग । 

फुल्लबदन (वि०) [ब० स०] प्रसन्नमुख, खुश दिखाई 
देने वाला । 

फेञ्जकः (पुं०) एक प्रकार का पक्षी । 

फेनधर्मन्‌ (वि०) क्षणभंगुर, क्षणस्थायी, बुलबुले की भांति 
अस्थिर--महा० ३।३५।२ । 

फेनायितन्‌ [ ना० धा०- फेन+-क्यच्‌ +क्त ] मुख के 
पाइवंवर्ती भाग से की गई हाथी की कड़कयुक्त गर्जन, 
चिधाइ़- मात० २१३ । 

फल्कः अंडकोष, फोता, मुष्क । 


( १३०७ ) 


ब 


बकः [वु |-अच्‌, पृषो०] खान से धातुओं तथा अन्य | बहः,-हम्‌ [बह + अच्‌] 1. मोर का चंदा 2. पक्षी की पुंछ 


खनिज पदार्थों को निकालने का एक उपकरण । 
सम ०-- चिञ्चका,--चिजञ्ची एक प्रकार की मछली । 

बकाची (स्त्री०) एक प्रकार की मछली । 

बटुकः [बटु--कन्‌] 1. लड़का, बच्चा 2. मन्दबुद्धि बालक । 
सम०--भेरवः भैरव का एक रूप । 

बडिशम्‌ (नपुं०) शल्योपयोगी उपकरण । 

बत (अ०) यथार्थतः उक्त, ठीक कहा हुआ कल्याणी 
बत गाथेयम्‌-- रा० ५३४६ । 

बहम्‌ बड़ी संख्या (सायण के मत से सौ करोड़ की संख्या, 
औरों के मत से एक हजार करोड़) । 

बन्दिः [बन्द्‌+-इ] 1. बन्धन, कैद 2. बन्दी, कदी । सम० 

--ग्रहः बन्दी बनाना, प्राहः संघ लगाने वाला, 

—ग्राहम्‌ (अ०) बन्दी के खूप में ग्रहण करना, 

--पालः काराध्यक्ष,- शूला वारांगना, वेश्या । 

(वि०) [बन्ध्‌ +क्त] 1. परिरक्षित 2. बन्धा हुआ, 

3. श्रृंखलित 4. प्रतिबद्ध 5. संहित 6. दृढ 7. जड़ा 

हुआ 8. रचित 9. संकुचित। सम०--अवस्थिति 

(वि०) सतत, अनवरत, आदर (वि०) व्यसन- 

ग्रस्त--बद्धादरोऽपि परदारपरिग्रहे त्वम्‌ - रा० च० ५, 

“मण्डल (वि०) वर्तुळाकार, मंडली में अवस्थित, 

मूत्र (वि०) जिसने मूत्र रोक लिया हैं । 

बन्धः [बन्ध्‌ +-घञ्ञ्‌] 1. बन्धन 2. केशबन्ध, चोटिला 
3. श्रृंखला, बडी । सम०- कतुं (पुं०) बाँघने 
वाला,--मुद्रा बेडी की छाप । 

बन्घनम्‌ [वन्ध्‌-+-ल्युट्‌] सांसारिकबन्धन (विप० मोक्ष) । 
सम० - रक्षिन्‌ (वि०) काराध्यक्ष । 

बन्धनिकः [ बन्धन~-ठन्‌ | काराध्यक्ष । 

बन्धुः [ बन्ध्‌ +-उ] 1. रिस्तेदार, सम्बन्धी 2. एक दूसरे से 
सम्बद्ध, भाई 3. मित्र 4. नियंत्रक, शासक 5. ज्योतिष 
की दृष्टि से तीसरा घर । सम०-- दायादः रिश्तेदार, 
उत्तराधिकारी,-प्रिय (वि०) सम्बन्धियों का प्यारा 1 

बन्धुरित (वि०) [ बन्धुर +-इतच्‌ ] प्रवृत्त, मुड़ा हुआ । 

बन्धूक (तना० उभ०) मित्र बनाना । 

बन्धूर (वि०) [ बन्ष्‌+ऊरच्‌ ] 1. तरंगित, लहरियादार 
2. सुखद, प्रसन्नता देने वाला । 

बञ्चुकः [ भू कु, द्वित्वं; बभ्रू +-उ वा, स्वार्थं कन्‌ च ] 
एक नक्षत्रपुंज । 

बर्बरः (पुं) 1. वह हाथी जिसने चौथे वर्ष में पदार्पण 
कर छिया हैं मात० ५।५ 2. घुंघराला। सम० 
अलका (स्त्री) वह स्त्री जिसके मस्तक के घुंघ- 
राले बाल हूँ । 

बर्बेरौकम्‌ (नपुं०) 1. घुंघराले बाल 2. सफेद चन्दन 
की लकडी । 


3. मोर की पूंछ 4. पत्ता 5. वृन्द । सम०--अवतस 
(वि०) जिसने सिर को पंख लगाकर अलंकृत किया हुआ 
हे,--नेत्रम्‌ मोर की पूंछ पर बना आँख जसा चिह्न । 

बहित्यायः (पुं०) मीमांसा का व्याख्याविषयक एक नियम 
जिसके आधार पर गौण अर्थ की अपेक्षा प्राथमिक 
अर्थ को प्रधानता दी जाती हे--मी० सू० ३।२।१-२। 

बहिणवासस्‌ (नपुं०) पंखो से बना बाण, वह्‌ तीर जिसमें 
पर लगा है । 

बलम्‌ [बल्‌ +अच्‌] 1. शक्ति, सामर्थ्यं 2. सेना 3. मोटापा 
4. शरीर, आकृति 5. वीर्यं 6. रुघिर 7. अङ्कुर 
8. शक्ति का देवता 9. हाथं,-- क्रान्ते विष्णुबले चक्रः 
--महा० १२।२३९।८ 10. प्रयत्न । सम०--अधिन्‌ 
(वि०) शक्ति या सामर्थ्यं का इच्छुक,--उपाबानन्‌ 
सेना में भर्ती होना--कौ० अ०,--तापनः इन्द्र का 
विशेषण, पुच्छकः कौवा, - पृष्ठकः हरिण विशेष, 
-- मुख्यः सेनापति, वाजित (वि०) बलहीनः दुर्बल, 
--समुत्यानम्‌ सशक्त सेना की भर्ती करना । 

बलकः (पुं०) स्वप्न । 

बलवत्‌ (वि०) [ बल+ मतुप्‌ ] 1. बलवान्‌, शक्ति संपन्न, 
प्रबल 2. सघन, मोटा 3. अधिक महत्त्वपूर्ण 4. ससँन्य 
(पुं) 1. आठवां मुहूर्त 2. इलेष्मा, कफ, बलगम 
--ती (स्त्री) छोटी इलायची । 

बलासः (पुं०) 1. एक प्रकार का रोग 2. क्षय, तपेदिक़ । 

बलाहकः | बल--आ-+-हा--क्वुन्‌ ] 1. बादल 2. एक 
पवेत 3. विष्णु का एक घोड़ा 4' सांप की एक प्रकार। 

बलिः [ बल्‌-इन्‌ ] 1. यज्ञ में आहुति, उपहार 2. भूत 
यज्ञ 3. पुजा, अचंना 4. उच्छिष्ट भोजन 5. देवता 
पर चढ़ाया गया उपहार 6. शुल्क, कर 7. चॅवर का 
दस्ता 8. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम। सम०--क्रिया 
मस्तक पर एक रेखा,--बन्धनम्‌ एक नाटक का नाम 
जो पाणिनि द्वारा रचित समझा जाता हुँ, बन्धनः 
(पुं०) विष्णु का विशेषण, - विधानम्‌ उपहार रूप 
में बलि देना,--षड्सागः आय का छठा भाग जो राजा 
को कर के खूप में दिया जाता हे-अरक्षितार राजानं 
बलिषड्भागहारिणम्‌ ममु० ८।३०८,¬ होमः अग्नि 
में आहुति देना । 

बलीशः (पुं०) 1. कोवा 2. चालाक, धूते, मक्कार । 

बस्तमारम्‌ (अ०) बकरे की हत्या के ढंग पर । 

बस्तिः [ वस्त्‌ +- इ, वबयोरभेद ] 1. मूत्राशय 2. सांभर 
झील से उत्पन्न नमक । 

बस्तिकः (पुं०) एक प्रकार का बाण जिसकी नोक शरीर 
से खींचते समथ उसी में रह जाती ह--महा० ७1 
१८९।११ पर भाष्य । 


( १३०८ ) 


बहिषू (अ०) [ बह +-इसुन्‌ ] 1. के बाहर, बाहर 2 
के बाहर 3. बाह्यरूप से 4. पृथक्‌ रूप से 5. सिवाय। 
सम०-अरद्भः (वि०) बाहरी, दूर से संबन्ध रखने 
वाला--अन्तरङ्गबहिरङ्गयोरन्तरङ्गं बलीयः मै० 
सं० १२।२।२९ पर शा० भा०, -दुक्च (बहि- 
देश) (अ०) अतिरिक्त या फ़ालतू दिखाई देने वाला, 
— पवमानम्‌ सोमयाग में प्रयुक्त सामतंत्र, प्रज्ञ 
(वि०) जिसकी योग्यता बाह्य पदार्थों की हो,- मनस्‌ 
(वि०) जो मन से बाहर हो,-मनस्क (वि०) 
मानस क्षेत्र की बात न हो,--यूति (वि०) जो बाहर 
बघा हुआ या रक्खा हुआ हो,-- वतिन्‌ (वि०) बाहर 

रहने वाला,--व्यसमिन्‌ (वि०) लंपट, कामुक, 
इन्द्रियपरायण, --स्थ,--स्थित (वि०) बाहरी, बाहर 
का,- कार्यं (वि०) निकाल बाहर फेंकने के योग्य । 


बहु ( ) [ बंह + कु, नलोपः ] ( हु,-ह्वी, भूयस्‌ 
भूयिष्ठ) 1. बहुत, पुष्कल, प्रचुर 2. बहुत से, असंख्य 
3. बड़ा, विशाल। सम०--उपयुक्त (वि०) जो 
कई प्रकार से काम का हो,--क्षारम साबून — क्षीरा 
अधिक दूध देने वाली गाय, -गुवः जिसने अध्ययन 
बहुत कुछ किया हे परन्तु भली प्रकार नहीं, - दोहना 
दे० बहुक्षीरा, बहुत दूध देते वाली गाय, नाडिकः 
शरीर, काया,--व्रकृति (वि०) जिसमें क्रियापरक 
तत्त्व बहुत हों (जेसे समस्त शब्द), -प्रज्ञ (वि०) 
बहुत बुद्धिमान्‌, बडा समझदार, - प्रत्यधिक (वि०) 
जिसके प्रतिपक्षी और प्रतिद्वन्द्वी अनेक हों, -- प्रत्य- 
बाय (वि०) जिसके मार्गे में अनेक कठिनाइयाँ हों, 
--रज्जस्‌ (वि०) बहुत धूल से भरा हुआ,--वादिन्‌ 
(वि०) बहुत बोलने वाला, झस्त (वि०) बहुत 
उत्तम, -संख्यकः (वि०) अनगिनत, - सत्त्व (वि०) 
जिसके पास बहुत से पशु हों, साहस्र (वि०) 
हजारों की संख्या में । 

(वि०) [बह +-कुलच्‌, नलोपः] (म०-बंहीयस्‌ 
उ० -बंहिष्ठ) 1. सोटा, सघन, सटा हुआ 2. चौडा, 
पुष्कल 3. प्रचुर, यथेष्ट 4. असंख्य, अनगिनत 
5. समृद्ध 6. काला, कृष्ण । सम०--अश्यः एक 
राजा का नाम,--पक्षशितिमन्‌ कृष्णपक्ष का अंधकार 
~कूजायुजा बहुलपक्षशितिम्नि सीम्ना-ने० २१।१२४। 

बाणः [बण्‌ }-घञ्ञ्‌ ] 1' तीर 2. निशाना 3. बाण की 
नोक 4. ऐन, औडी (गाय की) 5. शरीर 6. एक 
राक्षस, बलि का पुत्र 7. एक कवि का नाम जिसने 
कादम्बरी और हर्षचरित लिखे हैं 8. अग्नि 9. पाँच 
की संख्या का प्रतीक 10. चाप की शरज्या । सम० 
--निहुत (वि०) बाण से बिघा हुआ, पत्रः (पुं० 
एक पक्षी, -लिङ्कम्‌ नमंदा नदी पर उपलब्ध एक 
श्वेत पत्थर जिसे शिवलिङ्ग के रूप में पूजा जाता हू । 


बादरिः (पुं ) एक दाशंतिक का नाम। 

बाधानिवत्ति: (स्त्री०) [पं० त०] भूत प्रेत की पीडा से 
मुक्ति 

दाघक ( वि० ) [वाधू+प्वुल] पीडादायक, छेड़छाड़ 
करने वाला । 

बाघक्त्‌ (पुं०) [वाध्‌+-णिच्‌ + तृच्‌] बाधा पहुंचाने बाला, 
हानि पहुँचाने वाला । 

बाघ्यबाधकता (स्त्री) अत्याचारग्रस्त और अत्माचारी 
की अन्योन्यक्रिया, पीडित और पीडक का पारस्परिक 
प्रभाव । 

बान्धवः [बन्धु +-अण्‌] हितैषी --पैतृष्वस्रेयप्रीत्यर्थ तद्गोत्र- 
स्थात्तबान्धवः भाग० १।१९।३५। 

बाहँस्पत्याः [बृहस्पति +-यक्‌ | राजनीति पर लिखने वालों 
की शाखा जिसका उल्लेख कौटिल्य ने किया हे-कौ० 
प्र १।१५। 

बाल (वि०) [बल्‌ +ण, बाल्‌+-अच्‌] 1. बाळक, बच्चा 
2. अविकसित (पुरुष या वस्तु) 3. नवोदित (जैसा 
कि सूर्य या उसकी किरणें) 4. अंजान,-- रूः (पुं०) 
1. बच्चा 2. अवयस्क 3. मूर्ख 4. भोलाभाला 
5. पाँच वर्ष का हाथी 6. नारियल । सम०-अरिष्टः 
बच्चों को दाँत निकलने का कष्ट,--आमयः बच्चों 
की बीमारी, बालरोग, चिकित्सा बच्चों के रोगों 
का इलाज, चुस्बालः मछली, - चूतः आम का पौधा, 
-~मनोरमा सिद्धान्तकौमुदी पर लिखी गई टीका 
-मरणम्‌ मूर्ख की मृत्यु---यतिः बालसंन्यासी,--ब्रतः 
मञ्जुघोष (बौद्धश्रमण) का विशेषण । 

बालकः [बाल-|-कन्‌] 1. बालक, बच्चा 2. आवश्यक 
3. बुद्ध 4. कड़ा 5. हाथी या घोड़े की पूँछ 6. बाल 
7. पाँच वर्ष का हाथी--शि० ५।४७। 

बाला [बाल --टाप्‌] दुर्गा का विशिष्ट रूप । सम०-सन्त्रः 
बालादेवी का पुनीत मंत्र । 

बालिशमति ( वि० ) वच्चों जैसी छोटी बृद्धि वाला 
बालबुद्धि । 

बालेयशाकः एक प्रकार का शाक । 

बाष्कलः एक अध्यापक, पेल ऋषि का शिष्य, ऋग्वेदशाखा 
का संस्थापक । 

बाच्पविक्लव (वि०) आँसुओं से अभिभूत । 

बास्तिकम्‌[बास्त--ठक्‌] बकरियों का झुंड-रा० २।७७।२। 

बाहिरिकः विदेशी, दूसरे देश का न च बाहिरिकान्‌ 
कुर्यात्‌ पुरराष्ट्रोपघातकान्‌ --कौ० अ० ९।४।२२। 

बाहुः [बाध्‌ +-कु, हकारादेशः] 1, भुजा 2. चौखट का 
बाजू 3. पशु का अगला पाँव 4. (ज्या० में) समकोण 
त्रिकोण की आधार रेखा 5. रथ का पोल 6. सूर्य 
घड़ी पर शहकु की छाया 7. बारह अंगुल की नाप, 
एक हाथ की नाप 8. धनुष का अवयव । सम० 


( १३०९ ) 


अन्तरम्‌ छाती--बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे 
या--कनक०, तरणम्‌ भुजाओं से तेर कर नदी 
पार करना,--निःसुतम्‌ युद्ध की एक विधा जिसके 
अनुसार शत्रु के हाथ की तलवार नीचे गिरवा दी 
जाती है, प्रचालकम्‌ ( अ० ) भृजाएँ हिलाना, 
= लोहम्‌ घण्टी वनाने के काम आने वाला घातु, 
--विघट्टनम्‌, विघट्टितम्‌ मल्लयुद्ध की एक विशेष 
मुद्रा । 
` बाह्य (वि०) [बहिर्भवः ष्यञ्‌] 1. बाहर का, बाहरी 

2. जाति बहिष्कृत 3. सार्वजनिक, ह्यः (पुं०) 
1. विदेशी 2. बिरादरी से निष्कासित 3. प्रतिलोम 
संबंध से उत्पन्न सन्तान । सम० अर्थः शब्द का 
अतिरिक्त, फाल्तू अर्थ, -- कक्षः बाहर की ओर का 
कमरा,--करणम्‌ बाहरी ज्ञानेन्द्रिय,--प्रयत्न: ध्वनियों 
के उच्चारण के समय बाह्य प्रयत्न । 

बिठकम्‌ (नपुं०) आकाश - निरु० ६।३०। 

बिडालक्षतिक (वि०) [ब० स०] पाखण्डी, कपटी, धूतं । 

बिन्दुः [बित्द्‌+-उ] 1. बूंद, कण 2. गोल चिह्न 3. हाथी 
के शरीर पर रंगीन निशान 4. शून्य, सिफ़र 
5. (ज्या० में) ऐसा चिह्न जिसकी लम्बाई, चौड़ाई 
कुछ भी नहो 6. पानी की एक बूंद 7. अक्षर के 
ऊपर लगा बिन्दु जो अनुस्वार का कायं करता हे 
8. पाँडुलिपियों म मिटाये गये शब्द के ऊपर शून्य 
चिह्न (जो प्रकट करता है कि यह शब्द मिटाया नहीं 
जाता चाहिए था) 9. (नाट्य० में) विशिष्ट चिह्न 
जो किसी गौण घटना का आकस्मिक विकास प्रकट 
करता हे 10. (दर्शन० में) चिच्छक्ति की विशिष्ट 
अवस्था । सम० च्यृतकः एक प्रकार की शब्दक्रीडा 
—वे० ९।१०४,-- (वि०) अनुस्वार पर 
आधारित, माधवः विष्णु का रूप । 

बिम्बः [वीन-वन्‌, नि०] 1. सूर्य या चन्द्र का मंडल 
2. कोई भी थाली की भाँति गोल तलीय वस्तु 
3. प्रतिमा, छाया, अक्स 4. दर्पण 5. मतंबान 6. तुलित 
पदार्थं (विप० प्रतिबिम्ब) 7. मूर्ति, आकृति 8. सांचा, 
उभरा हुआ चित्र । 

बिम्बिनी [बिम्ज्‌-+-इन्‌ + डीप्‌] आँख की पुतली । 

बिम्बिसारः मगध के एक राजा का नाम जो गौतमबुद्ध का 
समसामयिक था । 

बिददः 1. एक पदक या उपाधि जो श्रेष्ठता का द्योतक है 
2. स्तुतिपाद, प्रशस्ति । 

बिलायनम्‌ [ष० त०] अन्तर्भमिक गुफा । 

बिसम्‌ [बिस्‌ +क] 1. कमलतन्तु 2. कमल का तन्तुमय 
काण्ड 3. कमल का पौधा । सम०--ऊर्था कमलतन्तु 
की ऊन, - गुणः कमलतन्तुओं से बनी रस्सी, प्रसूनम्‌ 
कमल फूल, - बालिः कमलतन्तु से बनी बत्ती । 


बिसिनीपत्रम्‌ कमल का पत्ता । 

बीजम्‌ [वि-{-जन्‌ --ड, उपसर्गस्य दीः] 1. बीज, बीज 
का दाना 2. बीजाणु, तत्त्व 3. मूल, स्रोत 4. वीर्य 
5. कथावस्तु का बीज 6. बीजगणित 7. सचाई 
8. आशय 9. प्राथमिक जननाणु का संकलक 
10. विश्लेषण 11. जन्म के समय शिशु के हाथों की 
मुद्रा सम० आंध्रिकः ऊंट,-अर्थ (वि०) प्रजननार्थी, 
-- निर्वापणम्‌ बीज वोना, प्ररोहिन्‌ (वि०) बीज से 
उगने वाला,--वापः बीज बोना,--स्नेहः ढाक का 
वृक्ष । 

बोजाकृत (वि०) (खेत) जिसमें बोले के पश्चात्‌ हल 
चला दिया जाय । 

बुद्ध (वि०) [बुध्‌ क्त] 1. ज्ञात 2. जागरित 3. प्रकाशित 
4. विकसित,-- द्धः (पुं०) 1. विद्वान्‌ पुरुष्‌ 2. (बुद्ध 
मतानुसार) वह व्यक्ति जिसने 'सत्य ज्ञान! जान लिया 
है तथा जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने से पूर्वं संसार को 
मोक्ष का मार्ग बतलाता हैं 3. परमात्मा । 

बुद्धिः (स्त्री०) [बुघ्‌+-क्तिन्‌] 1. प्रत्यक्षीकरण, समझ 

` 2. प्रज्ञा, मति, मेधा 3. सूचना, जानकारी 4. विवेक 
5. मन 6. मति, विश्वास, विचार 7. इरादा, प्रयोजन, 
अभिकल्प 8. होश में आना, सुधबुध प्राप्त करना 
9. सांख्य के २५ पदार्थो में दूसरा 10. प्रकृति 
11. उपाय 12. ज्योतिष की दृष्टि से पाँचवाँ घर । 
सम०--अधिक (वि०) श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, च्छाया 
बुद्धि की आत्मा पर प्रतिवते क्रिया, --प्रागल्मी समझ 
को स्वस्थता,-मोहः विचार मूढ़ता, - लाघवम्‌ 
निर्णयविषयक हलकापन, न्यायलघधिमा, नासमझी, 
--वजित (वि०) निर्बुद्धि, बुद्धिहीन,  वैभवम्‌ बुद्धि 
की शक्ति, बुद्धि का ऐश्वर्य । 

बुभूषु (वि०) [भू +-सन्‌+-उ, धातोठित्वम्‌] 1. समृद्ध होने 
का इच्छुक 2. कल्याण चाहने वाला । 

बुरुडः (पुं०) टोकरी बनाने वाला । 

बुसा (स्त्री) [बुस्‌ +-अच्‌+-टाप्‌] (नाट्य० में) छोटी 
बहन । 

बसय (वि०) (वेद०) प्रबल, बलशाली, बड़ा --बृसयशब्दो 
बृहच्छब्दार्थ गमयति मी०सू० १०।१।३२ पर शा० 
भा० | 

बहत्‌ (वि०) [बृह्‌ + अति] 1. बड़ा, विशाळ 2. चौड़ा, 
प्रशस्त विस्तृत 3. पुष्कळ 4. प्रबल, शक्तिशाली 
5. लंबा, ऊँचा 6. पूर्ण विकसित 7. संपृक्त, सटा हुआ 
8. प्राचीनतम, सबसे पुराना 9. उज्ज्वल 10. स्पष्ट; 
(पुं०) विष्णु; --ती (स्त्री०) 1. बड़ी वीणा 2. नारद 
को वीणा 3. छत्तीस कौ संख्या का प्रतीक 4. पीठ और 
छाती के बीच का भाग 5. आशय 6. वाणी 7. सफ़ेद 
अंडाकार बेंगन (नपुं०) 1. वेद 2. ब्रह्मा 3. नैष्ठिक 


( १३१० ) 


ब्रह्मचयं सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ म 
जामाग? ३।१२।४२। सम० -- एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--तेजस्‌ (पुं०) बृहस्पति ब्रह,--देवता 
वैदिक देवता क्ियक एक म्रंथ,--नारदीयम्‌ एक उप- 
निषद्‌ का नाम,- संहिता वराहमिहिर रचित ज्योतिष 
का एक ग्रंथ,--सामन्‌ सामदेव का एक मंत्र --भग० 
१०१५ । 
बुहस्पतिचक्रम्‌ (नपुं०) साठ वर्षों ( संवत्सरों) का काल । 
बल (वि०) [बिल--अण्‌] बिलों में रहने वाला । 
बोक्काशः (पुं ) घोड़े की नाक पर लटकता हुआ थेला 
जिसमें उसका खाद्य पदार्थ रक्खा रहता ह । 
बोषायनः (पुं ) एक सूत्रकार का नाम । 
बोधिः (बृध--इन्‌| 1. पूर्ण ज्ञान या प्रकाश 2. बौद्ध श्रमण 
की उज्ज्वल बुद्धि 3. पुनीत बटवृक्ष 4. मुर्गा 5. बुद्ध 
का विशेषण । सम०--अ्कम्‌ पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अपेक्षित वस्तु । 
: (पुं०) बुद्ध के रूप में भगवान्‌ का अवतार । 
भरन: (पुं०) 1. सूयं 2. वृक्षमूल 3. दिन 4. आक या 
मदार का पौधा 5. सीसा 6. घोड़ा 7. शिव या 
ब्रह्मा का विशेषण 8. तीर की. नोक 9. एक रोग 
का नाम । सम०--ब्िम्बन्‌,--मण्डलम, सूर्यमण्डल | 
ब्रह्मन्‌ (नपुं०) [बृंहू --मतिन्‌, नकारस्याकारे ऋतोरत्वम्‌] 
1. परमपुरुष, परमात्मा 2. अर्थवादपरक सूक्त 
3. पुनीत पाठ 4. वेद 5. पुनीत अक्षर ॐ-एकाक्षरं 
परं ब्रह्म - मनु० २८३ 6. ब्राह्मणजाति 7. ब्राह्मण 
कौ शक्ति 8. घामिक तपश्चरण 9. ब्रह्मचर्य, सतीत्व 
10. मोक्ष 11. वेद का ब्राह्मणभाग 12. घन 13. आहार 
14. सचाई 15. ब्राह्मण 16. ब्राह्मणत्व 17. आत्मा । 
सम०--किल्विषम्‌ ब्राह्मणों के प्रति किया गया 


अपराव,--कूट: बड़ा विद्वान्‌,--गोता (स्त्री०) ब्रह्मा 
का उपदेश जसा कि महा० के अनुशासनपर्व में दिया 
गया हे,-जिशासा परमात्मा को जानने की इच्छा, 
` तन्त्रम्‌ वेद की सिक्षा,--दूषक (वि०) वेद के 
मूलपाठ को दूषित करने वाला, . पारः सब प्रकार 
के पुनीत ज्ञान का अन्तिम उद्देश्य, बम्‌ ब्रह्म- 
विषयक शक्ति,--बिन्दु: वेदपाठ करते समय मुख से 
निकली थूक की बूंद, - भूमिजा एक प्रकार की 
मिर्चे,--मूहूतः दिन का आरंसिक भाग, ब्राह्मवेला, 
~ यतरः उषःकाल, - वादः परमात्मा से संबंध रखने 
वाला व्याख्यान, - श्री एक साममंत्र का नाम । 
ब्रह्मण्वत्‌ (पु०) [ब्रह्मन्‌ + मतुप्‌] अग्नि का विशेषण । 
ब्रह्मोभूतः ( पुं० ) 1. जिसने ब्रह्मा के साथ सायुज्य प्राप्त 
कर लिया हे (यह संन्यासियो के विषय में कहा गया 
हु जो इस शरीर को त्याग देते हुँ) 2. शङ्कराचार्य । 
ब्राह्मनिधिः (पुं०) ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा याजकों के 
लिए बनाई गई निधि । 
ब्राह्मण (वि०) [ब्रह्म वेत्त्यधीते वा ब्रह्म+-अण्‌] 1. ब्राह्मण 
विषयक 2. ब्राह्मण के योग्य 3. ब्राह्मण द्वारा दिया 
गया, 4. धर्म पुजा विषयक 5. ब्रह्म को जानने वाला 
णः 1. चारों बर्णो में से पहले वर्णों से संबद्ध 
2. (पुरुष के मुख से उत्पन्न) ब्राह्मण 3. पुरोहित 
4. अग्नि का विशेषण 5. अट्ठाइसवाँ नक्षत्र,--णम्‌ 
1. आह्यणसमाज 2. वेद का वह भाग जिसमें विभिन्न 
यज्ञों के अवसर पर सूक्तो के प्रयोग का विधान 
विहित है, यह मन्त्रभाग से ल ल प है! सम० 
~ अदर्शनम्‌ ब्राह्मण भाग में वि श का अभाव 
मनु» १०।४३, --प्रसङ्कः ब्राह्मण" नाम,--प्राति- 
वेश्यः पड़ौसी ब्राह्मण,-भावः ब्राह्मण होने की स्थिति । 


भक्तम्‌ [भज्‌-क्त] 1. भाग, अंश 2. आहार 3. भात, 
उबले हुए चावल 4. अनाज 5. पानी में, उबाला 
हुआ अन्न 6. पूजा, अर्चा 7. वेतन, पारिश्रमिक 8. एक 
दिन का भोजन--यस्य त्रैवार्षिक भक्तं पर्याप्तं भृत्य 
वृत्तये -मनु० ११।७। सम०--अग्र:, अग्रम्‌ उपा- 
हारशाला, जलपानगृह, - कृत्यम्‌ भोजन की तैयारी 
--साघनम्‌ दाल की तश्तरी, सिक्थम्‌ भात का 
मांड । 

भक्तिः (स्त्री”) [भजू- क्तिन] 1. विभाजन 2. गौण 
अर्थ, आलंकारिक अर्थ 3. (किसी रोग के प्रति) 


॥ 


भक्ति से पहुँचा जाय,-- गन्धि ( वि० ) जिसमें 
भक्ति की गन्धमात्र हो अर्थात्‌ थोड़ी भवित वाला 
व्यक्ति, - वश्च ( वि० ) जो भक्ति के द्वारा 
वश में किया जा सके । 

भक्ष्य (वि०) [भक्षू--ण्यत्‌] खाने के योग्य, भोजन के 
लिए उपयुक्त, क्ष्यम्‌ (नपुं०) 1. खाने का पदार्थ, 
आहार,--भक्ष्यभक्षकयो: प्रीतिविपत्तेरेव कारणम्‌-हि० 
१।५५ 2. जल। सम०--अभक्यम्‌ अनुमत और 
निषिद्ध भोजन,--भोज्यम्‌ सब प्रकार के भोजन 
से युक्‍त । 


शरीर की उन्मुखता! सम०--गम्य (वि०) जो | भगः,गम्‌ [भज्‌ +-घ] 1. सूर्य 2. चाँद ३. शिव का रूप 


भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सके, जहाँ श्रद्धा और 


4. सौमाग्य, प्रसन्नता 5, समृद्धि 6. यश, कीति 


( १३११ ) 


7. सौन्दर्य 8. श्रेष्ठता 9. प्रेम, प्यार 10. कामकेलि, 
11. योनि 12. गुण, धर्म 13. प्रयत्न 14. अरुचि, 
विराग 15. मोक्ष 16. सामर्थ्यं 17. सवंशक्तिमत्ता 
18. प्रेम और विवाह की अघिष्डात्री देवता आदित्य 
19. ज्ञान 20. इच्छा 21. अणिमा । सम० ईश: 
भाग्य का देवता, काम (वि०) संभोग के आनंद का 
इच्छुक, वृत्ति: (स्त्री) वेश्यावृ वृत्ति (वि०) 
बेश्यावृत्ति से निर्वाह करने वाला । 

भगबत्पादाः आदि शंकराचार्य क्री सम्मान सूचक उपाधि । 

भग्न (वि०) [ भञ्ज+-क्त ] 1. टूटा हुआ 2. हताश, 
विफल 3. अवरुद्ध, स्थगित 4. नष्ट 5. ध्वस्त 
6. ढाया हुआ। सम० ` अस्थि (वि०) जिसकी 
हड्डियाँ टूड गई हे,-कबर (वि०) जिसका ऊपर 
का ढाँचा टूट गया हें (जसे रथ),-तालः (संगीत ०) 
एक प्रकार की माप,-परिणान्न (वि०) पूरा करने 
से रोकने वाला । 

भङ्कः [ भञ्ज+घञ्ञ्‌ ] 1. (बुद्ध०) विश्व में निरन्तर 
होने वाला क्षय 2. (जैन०) 'स्यात्‌' से आरम्भ होने 
वाला ताकिक सूत्र । 

अद्भिः [ भञ्ज+-इन्‌, कुत्वम्‌; स्त्रियां ङीष्‌ ] 1. टूटना 
2. हिलना 3. झुकना 4. तरंग 5. बाढ़ 6. विशिष्ट 
प्रथा, ढंग नानाश्रमळतापृष्पभङ्गी रचितकुन्तलाम्‌ 
~ भारत० । सम० -भाषणम्‌ कूटनीति से युक्त 
भाषण, - विकारेः अपनी मुखमुद्रा को विकृत करना । 

भड्िनी [ भङ्गिन्‌+-डीप्‌ ] नदी, दरिया-आत्ममौलि- 
मणिकान्तिर्भाङ्गनीम्‌  नँ० १८।१३७। 

अञ्जना [ भञ्ज्‌ +-युच्‌+-टाप्‌ ] व्याख्या । 

भट्टनारायणः 'वेणीसहार' नाटक का प्रणेता । 

भट्टिः 'भट्टि काव्य’ का रचयिता । 

भट्टोजिः एक वयाकरण का नाम । 


भष्डुकः एक प्रकार की मछली । 

भद्र (वि०) [ भन्द्‌ +-रक्‌, नलोपः ] 1. अच्छा, प्रसन्न, 
समृद्ध 2. शुभ, मांगलिक 3. श्रेष्ठ, प्रमुख 4. कृपालु 
5. सुखद 6. सुन्दर 7. वाञ्छनीय 8. प्रिय 9. दक्ष । 
सम ०--कल्पः बौद्धों के अनुसार वर्तमान युग,--निघिः 
उपहार के लिए बने पात्र, वाच्‌ (स्त्रीश) शुभ 
वक्तृता, विराज एक छन्द का नाम । 

भद्रक [ भद्र ‡-कन्‌ ] 1. सुन्दर 2. शुभ 3. सज्जन--कम्‌ 
(नपुं०) 1. बैठने का विशिष्ट आसन 2. अन्तःपुर । 

भद्राकरणम्‌ मुण्डन, समस्त सिर म्‌डवाना । 

भयालु वि०) [ भय--आलुच्‌ ] भीर कायर । 

भरः | भृ-अप्‌ | पराक्रम, श्रेष्ठता, प्रमुखता - न खलु 
वयसा जात्येवायं स्वकायंसहो भरः--वि० ५१८ । 

अरतशास्त्रम्‌ नाटघकला ¦ 

अमस्‌ (नपुं०) [ भृज्‌ -असुन्‌ ] आभा, कान्ति, चमक । | 


१६५ 


भतंव्य (बि०) [भू न-तव्य ] 1. सहन करने या ढोने योग्य 

2. साडे के योग्य, पालन पोषण किये जाने के 

योग्य । 

(वुं) [भूर्सतृच्‌ | 1. पति, 2. स्वामी 3. नेता, 

सेनापति 4. पालक पोषक, रक्षक 5. सृष्टिकर्ता 

6. विष्णु सम? - चित्त (वि०) पति के विषय में 

सोचनेवांला, देवता पति को देवता मानना, 

.- लोकः पति का संसार,--हार्यषन (वि०) जिसकी 

संपत्ति उसके स्वामी द्वारा जब्त की जा सके, - हीना 

पति द्वारा परित्यक्ता । 

: [ भू+-अप्‌ ] 1. सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म, उपज 
3. स्रोत, उद्गम 4. सांसारिक सत्ता, सांसारिक जीवन 
5. स्वास्थ्य, समृद्धि 6. देवता 7. शिव 8. अधिग्रहण, 
प्राप्ति 9. श्रेष्ठता । सम० -अग्रम्‌ संसार का संबसे 
अधिक दूरवर्ती किनारा, - भङ्ग: जन्म मरण से मुक्ति, 
भावन (वि०) कल्याणकारी, - भौरु(वि०) 
संसार के अस्तित्व से डरने वाला,--भोगः सांसारिक 
सुखों का आनन्द 'लेना, - शेखर: चन्द्रमा,--संगिन्‌ 
(वि०) भौतिक संसार में अनुरक्त,--संततिः (स्त्री ०) 
जन्म मरण का तांता । 

भवद्वस (वि०) [ ब० स० ] घनवान्‌, दौलतमंद । 

भवनम्‌ [ भ्‌ +ल्युट्‌ ] जन्माङ्ग, जन्मकुंडली, जन्म-नक्षत्र । 

भव्यमनस्‌ (वि०) अच्छे सङ्कृल्पों वाला । 
भावत्क (वि०) [ भवत्‌ +कक्‌ ] आप से संबंध रखने 
बाला भावत्करिव घवलेयंशः्रवा हुँ:--रा० च० 
७1२ । 

भषी (स्त्री०) कुतिया, भौंकने वाली । ४ 

भस्मन्‌ (नपुं०) [ भस्‌-+-मनिन्‌ ] 1. राख 2. शरीर पर 
लगाई जाने बाली भभूत, राख । सम०--भङ्कः एक 
प्रकार का कबूतर, - अङ्गरागः शरीर पर भस्म 
रमाना, अवलेपः शरीर पर भस्म लीपना- अबशेष 
(वि०) जो केवल राख के रूप में बच गया हैं, 
"ण गुष्ठनम्‌ शरीर पर भस्म पोतता,--गात्र: कामदेव, 
~ चयः राख का ढेर । 

भा (अदा० पर०) 1. चमकना 2. फूंक मारना । 

बभौ (भा घातु, लिटू लकार, प्र० पु०, ए० व०) 

1. चमका 2. प्रसन्न हुआ 3. हुआ 4. हवा चली 
--बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः स-मुद्रो, बभौ मरुत्वान्‌ 


भतं 


विकृतः समुद्र, बभौ मरुत्वान्‌ बिकृतः समुद्रो, बभी 
मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रः । (सभी अर्थो म प्रयुक्त) 
ला भट्टि० १०।१९। 


भागः | भज्‌ नघञ्ञ ] 1. शुल्क--कौ० अ० २।६।६४ 
2. चार आध्यात्मिकों में से एक (सांख्थ०) सां० 
का० ५० 3. ग्यारह की संख्या 4. भाग, अंश 
5. भाग्य, किस्मत 6. चौथाई भाग । सम०--अप- 


(१३१२ ) 


हारिन्‌ जो अपना भाग ले लेता हुँ,--घनम कोष, 
-ण्पत्रमू--लेल्यम्‌ विभाजन का दस्तावेज । 

भागिन्‌ (वि०) [ भाग--इनि ] अत्यन्त उपयोगी । 

भागुरिः एक विख्यात वैयाकरण और स्मृतिकार का नाम । 

भाग्य (वि०) [ भज्‌-ण्यत्‌, कुत्वम्‌ ] 1. बांटे जाने के 
योग्य 2. हिस्से का अधिकारी 3. भाग्यशाली, किस्मत- 
वाला,--ग्बम्‌ (नपुं ०} 1. भाग्य, किस्मत 2. अच्छी 
किस्मत, सौभाग्य 3. समृद्धि 4. कल्याण, सुख । 
सम०-संक्षयः बुरी किस्मत, - उन्नतिः भाग्य का 
उदय होगा, -ऋक्षम्‌ पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र । 

साङ्ककः चीथडा । 

भाजक (अ०) जल्दी से, तेजी से । 

भाजनविषमः गलत उपायों के द्वारा गबन करना--कौ० 
अ० २।८।२१ । 

भाष्डम्‌ | भाण्ड--अच्‌ ] 1. सामान 2. पूंजी, मूलधन 
3. बतेन । सम० गोपकः बर्तन रखने वाला । 

भानतः (अ०) प्रतीति के परिणामस्वरूप । 

भानव (वि०) [भानु+-अण्‌] सूयंसंबंधी । 

भानुभूः यमुना नदी का विशेषण । 

भामहः अलकारशास्त्र का एक विख्यात लेखक । 

भारः [भृ-घञ्‌] 1. बोझा 2. आधिक्य 3. परिश्रम 
4. बड़ी राशि 5. किसी पर डाला गया कार्यभार । 
सम०--अवतरणम्‌ बोझा कम करना,--आक्रान्ता 
एक छन्द का नाम,--उद्धरणम्‌ बोझा उठाना, - ऊढिः 
(स्त्री) भारवहन करना, बोझ उठाना,-- गः खच्चर। 

भारिका राशि, ढेर । 

भारती 1. वक्तृता, शब्द, वाक्पटुता 2. वाणी की देवता 
3. नाट्घकला 4. किसी पात्र की संस्कृत वक्तृता 
5. सन्यासियों.के दस भेदों में एक--गोस्वामिन्‌ । 

भारत (वि०) [भरतस्येदम्‌ अण्‌] भरतवंशी,-तः 
1. भरतकुल में उत्पन्न (जैसे विदुर, धृतराष्ट्र, अर्जुन) 
2. भारतवर्ष का निवासी 3. अग्नि,-तम्‌ (नप्‌०) 
1. भारतवषं देश 2. संस्कृत का एक महान्‌ काव्य 
(इसके लेखक व्यास या कृष्णद्वैपायन माने जाते हैं) 
3. संगीतशास्त्र तथा नाटधकला । सम ०--आर्बानम्‌, 
इतिहासः, - कथा भरतकुल के राजाओं की कहानी, 
महाभारत काव्य,-सावित्री एक स्तोत्र का नाम 
~ इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌--महा० 
१८।५।६४ । 

भारद्वाज: [भरद्वाज +अण्‌] 1. भरद्वाज गोत्र से संबंध 
रखने वाला 2. राजनीति का एक लेखक जिसका 
कौटिल्य ने उल्लेख किया है । 

भारविः किरातार्जुनीय काव्य का रचयिता । 

भारषः 1. अविवाहित वेश्य कन्या में वेश्यब्रात्य के द्वारा 
उत्पादित पुत्र 2. शक्ति की पूजा करने वाला । 


॥ 


भाज॑वः [भगु+-अण्‌] ज्योतिषी, भविष्यवक्ता--भागंवौ 
शुक्रदैवज्ञौ वेज० । 

भार्यापतित्वम्‌ दाम्पत्य संवन्ध । 

भाल्लबिः सामवेद को एक शाखा । 

भावः [ भू+घज ] 1. सत्ता, अस्तित्व 2. कल्याण--भाव- 
मिच्छति सर्वस्य--महा० ५।३६।१६ 3. प्ररक्षण- 
द्रोणस्याभाभावे तु--महा० ७।२५।६४ 4. भाग्य 
5. वासना, अतीत संकल्पनाओं की सुघ 6. छः अवस्था 
अस्ति, वर्घते, विपरिणमति आदि । सम० - कर्तृकः 
भाववाचक क्रिया, गतिः (स्त्री) मानवी भावनाओं 
को प्रकट करने की शक्ति- भावगतिराकृतीनाम्‌ 

प्रतिमा» ३, चेष्टितम्‌ प्रेमद्योतक संकेत या 

चेष्टाएँ, निवृत्तिः भौतिर्क सृष्टि सां का» ५२, 
नेरिः एक प्रकार का नाच, झाबलत्वस्‌ नाना 
प्रकार की भावनाओं का मिश्रण । 

भावंगम्‌ (बि०) मनोहर, सुहावना । 

भावयित्‌ (वि०) [ भू +-णिच्‌-तृच्‌ ] प्ररक्षक, प्रोन्नायक 

क्रोधो भावयिता पुनः-महा० ३।२९।१ । 

भावित (वि०) [ भू +णिच्‌+-क्त ] 1. अभिनिदिष्ट, 
स्थिर किया हुआ, गड़ाया हुआ 2. अधिकार में किया 
हुआ, गृही, पकड़ा हुआ--दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ 
-~भाग० ४।१८।१३ 3. निमग्न, लीन, पूणं -रथाङ्ग- 
पाणेरनुभावभावितम्‌ -भाग० १२।१०।४२ 4. प्रसन्न, 
हृष्ट । सम० भावन्‌ (वि०) स्वयं को आगे बढ़ाने 
वाला, तथा औरों की सहायता करने वाला । 

भाव्य (वि०) [ भू+-ण्यत्‌ ] 1. भावी 2. जो सम्पन्न हो 
सके 3. सिद्ध दोष हीना त्र्यवरे: साक्षिभिर्भाव्यो 
नृपब्राह्मणसन्निधौ मनु० ८।६०। 

भाषापत्रम्‌ आवेदन पत्र--शुक्र० २1३०९ । 

भाषासमितिः बाणी का नियन्त्रण (जेन०) । है 

भाषित्‌ (वि०) [ भाष्‌--तृच्‌ ] वोलने वाला, बातें करने 
वाला । 

भाष्यभूत (वि०) टीका या भाष्य का काम देने वाला 
--भाष्यभूता भवन्तु मे-शि० २२४! 

भासः एक प्रसिद्ध नाटककार, स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि 
नाटकों का प्रणेता । 

भिक्षा [ भिक्षू-_-अ ] 1. जीवन निर्वाह का एक साधन 
2. मांगना । सम०-भूज्‌ (वि०) भिक्षावृत्ति से 
निर्वाह करने वाला । 

भिक्षः [ भिक्ष +-उन्‌ ] 1. भिखारी 2. साधु 3. सन्यासी 
4. श्रमण । सम०--भावः श्रमणता, साधुता । 

भिङ्गिसी कम्बल का एक भेद--कौ० अ० २।११।२९ ! 

भिद्‌ (रुघा० पर०) 1. टुकड़े टुकड़े करना, काटना 
2. व्याख्या करना--वचांसि योगग्रथितानि साधो 
न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌--भाग० ५1१०1८ । 


( १३१३ ) 


भिदापनम तुडवाना, कुचलवाना । 

भिन (वि०) [ मिद्‌ +क्त ] 1. टूटा हुआ, फाड़ा हुआ, 
चीरा हुआ 2. पृथक्‌ किया हुआ, बांटा हुआ 
3. विषाकत--भिन्नवृत्तिता- मनु० १२1३३ 4. रोमा- 
ञ्चित (जैसे रोंगटे खड़े हुए)--रा० ६।१०।१८ 
5. जिसे घूस दी गई हैं। सम०--कर्ण (वि०) 
1.जिसने कानों को बांट दिया है 2. जिसके कान 
बींध दिये गये हैं, कुम्भः जिसने अपने अनिवार्य 
कतंव्य ( पितु ऋण आदि ) सम्पन्न कर लिए हे, 
--हृतिः (स्त्री०) भिन्न राशियों का भाग । 

भौत (वि०) [भी+क्त ] 1. डरा हुआ, आर्ताङ्कत 
2. डरपोक, कायर 3. भयग्रस्त 1 सम ०---गायन: 
लज्जाशील गायक, शर्मीला गाने वाला, चारिन्‌ 
(वि०) कातरभाव से व्यवहार करने वाला,-- चित्त 
(वि०) मन में डरने वाला । 

भोतिः [ भी--क्तिन्‌ | 1. डर, आशङ्का, त्रास 2. खतरा 
जोखिम 3. कंपकंपी । सम० कृत्‌ (वि०) डर 
पैदा करने वाला, छिद्‌ (वि०) डर दूर करने 
वाला । 

भौम (वि०) [ भी+मक | भयानक, डरावना, भयपूण 
-- मः (पु०) 1. शिव का विशेषण 2. परमपुरुष 
3. भयानक रस 4. दूसरा पांडव, मम्‌ (नपु०) 
भय, त्रास । सम०--अञ्जस्‌ (वि०) भीषण शक्ति 
वाला, पाकः पूरी तरह पका हुआ भोजन, रथ 
1. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम 2. श्रीकृष्ण कां 
एक पुत्र । 

भीष्म (वि०) [भीन-णिक्‌--सुक्‌त-मक्‌ | डरावना, 
भयानक, भयपूर्ण,- ष्मः 1. भयानक रस 2. राक्षस, 
पिशाच, भूतप्रेत 3. शिव का विशेषण 4. शन्तनु 
के द्वारा गंगा में उत्पादित पुत्र । सम०- 
हाभारत का छठा पवं (अध्याय ),--स्तवराजः 
महाभारत में शान्तिपर्व के ४७वें अध्याय में निहित 
भीष्म की प्रार्थना । 

भुक्तमात्रे (अ०) खाने के तुरन्त पश्चात्‌ । 

भुग्न (वि०) [ भुज--क्त ] 1. विनीत, नत 2. वक्रीकृत 
मुडा हुआ 3. टूटा हुआ 4. हताश, विनम्रीकृत । 


भजः [ भुज+क ] 1. बाहु, भुजा 2. हाथ 3. हाथी की 
सूंड 4. गणित में आकृति का एक पाश्वं जेसे त्रिभुज 

म 5. त्रिकोण का आधार 6. वक्ष की शाखा । सम० 
--अडूः आलिङ्गन,--अर्पणम्‌ निर्वाह के अनुदान 
आकम्बुः शंख, छाया किसी की भुजाओ द्वारा 
दिया गया प्ररक्षण,--वीर्य (वि०) प्रबल भुजाओं 
वाला । 

भुजगः [ भुज--कतज्न्भुज+गम्‌+ड ] साँए, सर्प, गी 
अझ्लेषा नक्षत्र सम० वलरूयः कड़े की भाँति 


कलाई में गोलाकार छिपटा हुआ साँप,--शायिन्‌ 
विष्णु का विशेषण । 

भुजंगः [ भूज --गम्‌ + खच्‌, मुम्‌ ] 1. सांप 2. जार, प्रेमी 
3. पति, स्वामी 4. आइलेंषा नक्षत्र 5. इल्लती 6. राजा 
का बदचलन मित्र । सम०--प्रयातम्‌ एक छन्द का 
नाम, संगता एक छन्द का नाम, - शिक्षु एक छन्द 
का नाम । 


भुजा [ भुजू--टाप्‌ ] ज्यामिति की आकृति का पाइवं । 

भजाभूजि (अ०) हाथापाई, हाथों की (लडाई) 

भुवनम्‌ [ भू +-क्युन्‌ ] 1. संसार, (संसार की संख्या तीन 
हे या चौदह) त्रिभूवन, चतुर्देशभुवनानि 2. घरती 
3. स्वर्ग 4. जन्तु, प्राणी 5. मानव । सम०--ईश्वरी 
पार्वती का रू,प,--तलम्‌ धरती की सतह,--भावन: 
--सृष्टि का कर्ता । 

भूः (स्त्री०) [ भून क्विप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. विश्व 3. घरती । 
सम० - छाया, छायम्‌ धरती की छाया, --तुम्बी 
एक प्रकार की ककड़ी, - पल: एक प्रकार का चूहा, 
--भा पृथ्वी की छाया, ग्रहण,-रिद्भशकुनः पक्षियों 
की एक जाति-महा० १२।१६९।१०,- शय्या भूमि 
पर सोना,--स्फोट: कुकुरमुत्ता, साँप की छतरी । 

भूत [ भू-क्त ] 1. होने वाला, वर्तमान 2. उत्पादित, 
निमित 3. वस्तुतः होने वाला, सत्य 4. सही, उचित, 
उपयक्त 5. अतीत, बीता हुआ 6. प्राप्त 7. मिश्रित 
8. समान । सम० अनुवादः बीती हुई बात, या 
निष्ठित तथ्य का उल्लेख करना,--अभिषड्ध:-आवेश 
भूतप्रेत का किसी पर चढ्ना,-- मानिन्‌ (पुं) जो 
सबकी अवमानना करता हुँ, सबसे घृणा करने वाला, 
--कोटिः निरपेक्ष शून्यता, _ गत्या सचाई के साथ 

गुणः तत्त्वों का गुण,--जननी सब प्राणियों की 

माता, --तन्मात्रम्‌ सूक्ष्मतत्त्व,- पालः जीवित प्राण- 
घारियों का संरक्षक,--भव (वि०) सभी प्राणियों 
में रहने वाला, भृत्‌ (वि०) जन्तुओं या तत्त्वों का 
पालनपोषण करने वाला,--मातुका पृथ्वी,--सृज्‌ 
(पुं०) ब्रह्मा का विशेषण । 


| भूतिः (स्त्री) [ भू + क्तिन्‌ | 1. सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म 


उपज .3. कल्याण, कुशलमंगल, समृद्धि 4. सफलता 
5. घन, दौलत 6. शान, आभा, कान्ति 7. राख । 
सम० अर्थम्‌ (अ०) समृद्धि के लिए, सृज्‌ (वि०) 
कल्याणोत्पादक । 
भूमिः (स्त्री) [ भू+मि | 1. ज्यामिति की आकृतियों 
की आधाररेखा 2. किसी चित्र का रेखाचित्र 
3. धरती, पृथ्वी । सम०- अनृतम्‌ भूमि के विषय 
में झूठी गवाही,- खर्जुरिका खजूर वक्ष का एक 
प्रकार, --छत्रम कुकुरमृत्ता, साँप की छतरी, तनय 
मंगलग्रह, परिमाणम्‌ वर्गमाप,--रथिक: भूमि पर 


( १३१४ ) 


रथ हाँकने वाला,--समीकृत (वि०) भूमि जैसा 
बराबर किया हुआ, फशे के साथ मिलाया हुआ, 
--संभव:, -- सुतः 1. मंगलग्रह 2. नरकासुर । 

भूयस्‌ (वि०) [ बहु+ईयसुन्‌ ] 1. अपेक्षाकृत अधिक 
2. अधिक बडा 3. अधिक आवश्यक । सम ०-काम 
(वि०) बहुत अधिक इच्छुक,--भाव: वृद्धि, विकास, 
--मात्रम्‌ अधिकतर अधिकांश । 

भूरि (वि०) [भू-+-क्रिन्‌] बहुत, पुष्कल, असंख्य, पुष्कल । 
सम०--कालम्‌ (अ०) बहुत समय तक,-- कृत्वम्‌ 
(अ०) बहुत वार, बार-बार, - गुण (वि०) 1. बहुत 
अधिक बढ़ता हुआ 2. भांति-भांति के फल देनेवाला, 
--फेना पौधों की एक जाति,--भोज (वि०) 
नानाप्रकार से सुखोपभोग करने वाला । 

भूरिशः (अ०) [भूरि--शस्‌] विविध प्रकार से, नाना 
प्रकार से । 

भूषणवासांसि (नपुं० ब० व०) वस्त्र और आभूषण । 

भृ (जुहो० पर०) संतुलित रखना, समसंतुलन करना । 

भृतक (वि०) [भृत--कन्‌] 1. पालन पोषण किया हुआ 
2. किराये का, कः (पुं) भाडे का सेवक । सम० 
--अध्यापनम्‌ वैतनिक अध्यापक द्वारा दिया गया 
शिक्षण -भूतिः मजदूरी, पारिश्रमिक, किराया। 

मृतिः [भू--क्तिन्‌] 1. सहन करना, सहारना, सहारा 
देना 2. भरणपोषण 3. आहार 4. ले जाना, नेतृत्व 
करना 5. मूलघन 6. पारिश्रमिक । सम० अर्थम्‌ 
निर्वाह के निमित्त, जीविका के लिए । 

भृगुः (पुं) 1. एक मुनि का नाम 2. जमदग्नि का नाम 
3. शुक्र का विशेषण 4. शुक्र नामक ग्रह 5. चट्टान 
6. पठार 7. शिव का विशेषण 8. शुक्रबार । सम० 
-- कच्छः --कच्छम्‌ नमंदा नदी पर एक तीथंस्थान, 
पतनम्‌ चट्टान से गिरना, पातः चट्टान से क्‌दना, 
छलांग लगाना, - भृङ्गः एक प्रकार का संगीत का 
माप,--अभीष्टः आम का वृक्ष । 

भुशवण्ड (वि०) कठोर दण्ड देने वाला । 

भेवः [भिद्‌+-घञ्ञ्‌] 1. दारुण पीड़ा 2. ग्रहों का योग 
3. पक्षाघात 4. सिकुड़ना 5. समभुज त्रिकोण की 
कर्णं रेखा । 

भेदक (वि०) [भि+प्बुल] 1. वियोजक, विभाजक, तोड़ने 
वांछा 2. नाशक 3. विवेचक 4. रेचक 5. (स्रोतों 
को) मोड्ने वाला 6. पथ भ्रष्ट करने वाला । 

भेदन (वि०) [भिद्‌+णिच्‌+-ल्युद्‌] 1. तोड़ने वाला, 
विभाजक 2. रेचक,--नम्‌ (किसी पशु का) नासा- 
छेदन करना । 

भेलनभ्‌ (नपुंऽ) तेरना । 

भेष (वि०) [भेष रोगमयं जयति-जि--ड] स्वस्थ करने 
वाळा, चिकित्सा किये जाने योग्य, जम्‌ (नपुं०) 


1. औषधि 2. उपचार 3. रोगनाञ्ञक मंत्र । सम० 
--करणम्‌ औषधियों का तैयार करना, कृत (वि०) 
स्वस्थ किया हुआ, - वीर्यम्‌ औषधियों की स्वास्थ्यकर 
शक्ति । 

भोगः [भृज्‌ +घञ्ञ्‌] 1. खाना, खा लेना 2. सुखोपभोग 
3. वस्तु 4. उपयोगिता, उपयोग 5. शासन करना 
6. उपयोग, प्रयोग 7. सहन करना 8. अनुभव करना, 
संकल्पना 9. स्त्रीसंभोग 10 आनन्द लेना 11 आहार 
12. लाभ 13. आय 14. घन । सम०--नाथः पोषक, 
भरणपोषण करने वाला,--षत्रम्‌ किराये का दस्ता- 
वेज,--भुज्‌ (वि०) सुखोपभोग करनेवाला । 

भोगिराजः [ष० त०] शेषनाग । 

भोग्यवस्तु विलास की सामग्री । 

भोज ( वि० ) [भृज्‌+अच्‌] 1. सुखोपभोग देने वाला 
2. उदार, दानशील, जः (पुं) 1. एक प्रसिद्ध 
राजा का नाम 2. विदर्भदेश का राजा! सम० 
~ चम्पू भोज द्वारा रचित रामायण चम्पू,-- प्रबन्धः 
बल्लाल की भोजविषयक कृति । 

भोळः वैश्य द्वारा नटी में उत्पादित पुत्र । 

भौजिष्यम्‌ (नपुं०) दासता, सेवकत्व । 

भौत (वि०) [ भू+अण्‌ ] 1. प्राणिसंबन्धी 2. भौतिक 
3. पागल, तः 1. भूत पिशाचों की पूजा करने 
वाला 2. भूतयज्ञ। सम० प्रिय ( वि० ) मूढ, 
बृद्धि ! 

भौमम्‌ [भूमि] अण्‌] 1. तत्त्वविषयक वस्तु 2. फर्श 
3. भवन की ऊपर की मंजिल - सप्तभौमाष्टभौमेश्च 
तन रा० ५।२।५०। 

भौमी [भौम --ङीप्‌] सीता का विशेषण । 

अज्ञः [अंशू--घज्म | 1. गिरना, फिसल जाना, अधः- 
पतन 2. ह्लास, मूर्झाना 3. नाश, ध्वंस 4. दूर भाग 
जाना 5. ओझल होना 6. (नाटथ० में) उत्तेजना के 
कारण वाक्स्खलन । 

भ्रष्ट (वि०)[ भ्रंश + क्त] 1. गिरा हुआ, पतित 2. मुझाया 
हुआ 3. भागकर जो बच गया । सम०--अधिकार 
(वि०) जिससे अधिकार छीन लिये गये हों, पदच्युत, 

क्रिय (वि०) जो विहित कर्म करले में असफल 

रहा ,-योग (वि०) जो भक्ति से पतित हो गया हो । 

म्‌ (म्वा०, दिवा० पर०) लड़खड़ाना, घबड़ाना । 

भ्रम्‌ (प्रेर०) 1 ढिढोरा पीटना 2. अव्यवस्थित करना । 

अमः [अ्रम्‌ू+ घज्म ] 1. छाता, छतरी 2. वृत्त । 

अमरः [भ्रम्‌ ।-करन्‌| 1. मधुमक्खी 2. प्रेमी 3. कुम्हार 
का चाक 4. जवान 5. लट्टू । सम०-निकरः मधु- 
मक्खियों का छत्ता,--पदम्‌ एक छन्द । 

अमरित्‌ (वि०) [श्रमर+इतच्‌[ जो नीला हो गया हु 
-यदतिविमलनीलवेहमरश्मिश्रमरितभा:-नै ० २११०३ । 


(१३१५ ) 


असिः (स्त्री०) [भ्रम-+-३] मूर्छा, बेहोशी । | 

आन्त (वि०) [श्रम्‌ +क्त] 1. इघर-उघर घूमा हुआ 
2. चक्कर खाया हुआ 3. भूला भटका 4. घबड़ाया 
हुआ । सम०--चिन्त (वि०) मन में घबराया हुआ। 


चू (स्त्री०) [ म्‌ +ड ] भो, आँख की भौं। सम० 
--वञ्चितम्‌ चुपके-चुपके झांकना, छिपकर देखना, 


- विजञम्भः भौंहों को मोड़ना, भौहे चढ़ाना । 


म 


मकर: [मं विषं किरति-क्‌+-अच्‌] 1. मगरमच्छ 2. मकर- 

राशि 3. मकर की आकृति का कुण्डल। सम० 
आसनम्‌ एक प्रकार का योग का आसन, वाहनः 

वरुण । 

मकरन्द: [मकर+-दो+-क, मुमादेशः] 1. पुष्परस, मधु 
2. चमेली का फूल 3. कोयल 4. सुगन्धयुक्त आम का 
वृक्ष 5. (संगीत० में) एक प्रकार का माप । 

सकरन्दिका एक छन्द का नाम । 

मकूलकः (पुं०) 1. कली 2. दन्ती नाम का वृक्ष । 

मखमुगव्याधः (पुं ) शिव का विशेषण । 

सगन्दः (पु०) कुसीदक, सूदखोर । 

मगधदेशः (पुं) मगध नाम का देश । 

मडकुकः (पुं०) एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 

मङ्गल (वि०) [मङ्ग्‌ + अलच्‌] 1. शुभ, सौभाग्यशाली 
2. समृद्ध 3. वीर, (नपुं) 1. माङ्कलिकता 
प्रसन्नता, कल्याण 2. शभ शकुन 3. आशीर्वाद 
4. माङ्कलिक संस्कार (जैसे कि विवाह) 5. हल्दी 
लः (१९) 1. मङ्गलग्रह 2. अग्नि। सम० 
-ण्आवह (वि०) शुभ,--ध्वनिः माङ्गलिक स्वर, 
- भेरी माङ्गलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला 
ढोल । 

भञ्जनः [मस्ज्‌+-ल्युट्‌] आठ वर्ष का हाथी--मात० ५।९। 

मञ्चनृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । 

मञ्जुनादः मघुर ध्वनि - मञ्जीरं मञ्जुनादेरिव पदभजनं 
श्रेय इत्यालपच्तम्‌-नारा० १००।९ † 

सञ्जुभद्रः एक जिन का नाम। 

मञ्जुशीः एक बोधिसत्त्व का नाम । 

भठाधिपतिः [ष० त०] 1. किसी घमंसंघ का प्रधान 2. मठ 
का अधीक्षक । 

मठाम्तायः [ष० त०] विविध आध्यात्मिक श्रेणियों से 
संबद्ध कोई रचना । 

मणिः [मण्‌-इन्‌] 1. रत्न, जवाहर 2. आभूषण 3. सर्वो- 
त्तम पदार्थ 4. चुम्बक 5. कलाई 6. अयस्कान्त मणि 
7. स्फटिक । सम०--काङचनयोगः उपयुक्त वस्तुओं 
का विरल मेल, तुलाकोटिः जड़ाऊ पायजेब,--प्रभा 
एक छन्द का नाम,--विग्रह (वि०) रत्नजटित । 


मण्डजातम्‌ (नपुं०.) जमा हुआ दृघ, दही । 

मण्डपीठिका परकार के दो चतुर्थांश । 

मण्डनकालः श्युंगार (प्रसाधन) समय--मामक्षमं मण्डन- 
कालहानेः - रघु० १३। 

मण्डनप्रियः (वि०) अलंकारप्रिय, आभूषणों का शौकीन । 

मण्डलम्‌ [मण्ड्‌-कलच्‌] 1. गोलाकार वस्तु, पहिया, 
अंगूठी, परिधि 2. सूर्यं परिवेश, चन्द्र परिवेश 3. समु- 
दाय, संग्रह, सेना 4. समाज 5. वर्तूलाकार गति 
6. द्यूत पट्ट । सम०--आसन (वि०) वृत्त में बैठा 
हुआ,--कविः कठ कवि, तुक्कड़ कवि, नाभिः वृत्त 
का केन्द्र, माडः मंडवा, प्रशाला, - बाटः उद्यान । 

मण्डलकम्‌ [मण्डल-{- कन्‌] 1. बाण विद्या में वणित एक 
विशेष मुद्रा 2. जादू की शक्तियों से युक्त एक वृत्त । 

मण्ड्कम्‌ ढाल की मूठ । 

सण्डकपर्णा ब्राह्मी को जाति का एक पौधा । 

भण्डूकपाणिका दे० 'मण्डूकपर्णा' 

मण्डुकपर्णी दे० “मण्ड्कपर्णा' । 

मतभेदः [स० त०] मतों में अन्तर, सम्मतियों की भिन्नता । 

मतिः [मन्‌ --क्तिन्‌] 1. बुद्धि, समझ, ज्ञान, निर्णयशक्ति 
2. मन, हृदय 3. विचार, विश्वास, सम्मति, दृष्टिकोण 
4. इरादा प्रयोजन 5. प्रस्ताव, संकल्प 6. आदर, 
सम्मान 7. इच्छा 8. उपदेश 9. स्मृति 10. भक्ति 
प्रार्थना । सम०- कर्मन्‌ बौद्धिक कार्य, - गति 
(स्त्री ०) चिन्तन क्रम, -- दर्शनम्‌ विचारों का अध्ययन । 

मत्ताक्रीडा एक छन्द का नाम । 

मत्तवारणः,-णम्‌ 1. किसी भवन की चहारदिवारी 
2. खूटी या ब्रेकेट 3. चारपाई, पलग । 

[मद्‌ +-स्यरन्‌] 1. मछली 2. मत्स्य देश का राजा । 
सम०--उद्धतंनम एक प्रकार का नाच,--आजीवः 
मछियाऱा, मछली का व्यापार करने वाला,--सन्ता- 
निकः पकी हुई मछली चटनी के साथ । 

मध्य (वि०) [मथ्‌--ण्यत्‌] मन्यन क्रिया के द्वारा प्राप्य, 
मथकर निकाला जाने वाला । 

मदः [मद्‌ +अच्‌] 1. सौन्दर्यं 2. जन्मकुंडली में सातवां घर 
3. अभिमान 4. पागलपन 5. अत्यन्त आवेश 6. हाथी 
के मस्तक से चूने वाला रस 7. प्रेम, मस्ती 8. सुरा 


(१३१६ ) 


शराब, 9. मधु 10. वीर्य 11. सोम 12. नद । सम० । 


-भड्ठः घमंड का टूट जाना,-- 
नाम । 

मदनम्‌ [ मद्‌ †-ल्युट्‌ ] 1. नशा करना 2. उल्लास, हर्षा- 
तिरेक, नः 1. जन्मकुंडली में सातवाँ घर 2. एक 
प्रकार की संगीतमाप । सम०-अत्ययः नशे का 
आधिक्य, मदातिरेक । 

मदिरामदान्ध (वि०) शराब पीकर धुत्त, अत्यंत नशे में । 


मद्यकुम्भः शराब की सुराही, सुरा पात्र । 

मद्यबीजम्‌ खमीर उठाने के लिए औषधि । 

मद्रदेशः मद्रों का देश । 

मद्रनाभः एक संकर जाति। 

मधु (नपुं०) [ मन्‌ + उ, नस्य धः ] 1. शहद 2. फूलों का 
रस 3. मधुमक्खियों का छत्ता 2. मोम! सम०-पाका 
तरबूज, - पात्रम्‌ सुरापात्र, मांसम्‌ शराव और मांस, 
--बल्ली 1. एक प्रकार का अंगूर 2. मीठा नींबू । 

मधुकाश्रयम्‌ मोम । 

मधुमती [मध्‌ +- मतुप्‌ डीप्‌] 1. एक नदी का नाम 2. एक 
बेल का नाम 3. “मधु वाता ऋतायते' से आरंभ होने 
वाली तीन ऋचाएं 

भधुरस्वनः [ ब० स० ] शंख । 

मधुराङ्गकः कपाथ स्वाद, तीखा स्वाद । 

भध्यमणिन्यायः एक नियम जिसके आधार पर मुख्य वस्तु 
दोनों पाइवों के बीच में रहे जसे कि हार में मणि । 

भध्यकम्‌ सामान्य संपत्ति । 

मध्यम (वि०) [मध्ये भवः म | 1. बीच का, केन्द्रीय 
2. अन्तर्वर्ती 3. मध्यवर्ती,--मः 1. नितान्त बीच का 
पुत्र 2. राज्यपाल 3. भीम का विशेषण (मध्यमव्या- 
योग), सम्‌ {नपुं०) 1. जो अतिप्रशंसनीय न हो 
2. ग्रहण का मध्यवर्ती बिन्दु । सम - गतिः किसी 
ग्रहं की औसत चाल, ग्रामः (संगोत० में) मध्यबर्ती 
लय, व्यायोगः भासकृत एक नाटक । 

मध्यमीय (वि०) | मध्यम +-छ | बीच का, केन्द्रीय । 

मध्योदात्त (वि०) ऐसा शब्द जिसके मध्यवर्ती अक्षर पर 
उदात्त स्वर हो । 

मन्‌ ( दिवा० तना० आ० ) स्वीकार करना, सहमत 
होना । 

अनस्‌ (नपुं) [ मन्‌+-असुन्‌ ] 1. मन, हृदय, समझ, 
बुद्धि 2. (दर्शन० में) संज्ञान व प्रज्ञान का एक अन्त- 
वर्ती अंग, वह उपकरण जिसके द्वारा ज्ञानेन्द्रियो के 
विषय आत्मा को प्रभावित करते हैं 3. अन्तःकरण 
4. अभिकल्प 5. संकल्प । सम०-ग्राह्य (वि०) 
मन से ग्रहण किये जाने के योग्य, - ग्लानिः मन का 
अवसाद,--धारणम्‌ अनुग्रह की संराधना करना, 
-+पर्यायः सत्य के प्रत्यक्षीकरण में अन्तिम के पूर्व की 


मत्ता एक छन्द का 


स्थिति (जैन० ),--रागः हृदयानुराय, प्रेम,--समृद्धिः 
मन का सन्तोष,--संवरः मन का दमन । 

मनुः [मन्‌ +उ] मानसिक शक्तियाँ देहोऽसवोऽक्षा मनवो 
भूतमात्रा --भाग० ० ६४४२५ । 

मनस्मृति मनुसंहिता, मन्‌ द्वारा प्रणीत धम शास्त्र । 

मनुष्ययानम्‌ | ष० त० | पालकी, शिविका । 

मनुष्यसंकल्पः मानव की इच्छा ! 

मनोन्मनो दुर्गा का एक रूप । 

मन्त्रः [ मन्त्र --अच्‌ ] 1. विष्णु का नाम, शिव का नाम 
2. जन्मकुडली म॑ पाँचवाँ घर 3. वेदिक सूक्त 4. वेद 
का वह अंश जिसमें संहिता सम्मिलित हं 5. प्रार्थना 
6. गृप्त योजना 7. नय, नीति। सम० कर्कश 
(वि०) दृढ़नीति का समर्थक, जागरः रात के 
जागरण के अवसर पर मन्त्रो का सस्वर पाठ, रक्षा 
किसी नीति, विचार या रहस्य को गुप्त रखना 
--संवरणम्‌ किसी रहस्य, मन्त्रणा या नीति को गुप्त 
रखना,-- स्नानम्‌ स्नान करने के स्थान पर 'अघमर्षण 
मन्त्रों का सस्वर पाठ करना । 

मन्य्‌ (स्वा० क्रया० पर०) मिश्रित करना, मिला देना । 

मन्थः [ मन्थ्‌ घडा ] 1. मथना, बिलोना, हिलाना 
2. मार डालना, नाश करना 3. मिश्रित पेय 4. रई 
बिलोने का उपकरण, मन्थनदण्ड 5., सूर्य 6. आँखों 
के रोहे 7. पेय तैयार करने के लिए आयुर्वेद का एक 
योग । सम० विष्कम्भः मन्थनदण्ड । 

मन्द (वि०) [ मन्द्‌ +अच्‌ ] 1. ढीला, शिथिल, निष्कि- 
यात्मक, अलस 2. शीतल, उदासीन 3. मूढ, दुबंद्धि, 
मूर्ख 4. नीचा, गहरा, खोखला 5. मुदु, सुकुमार 
6. छोटा 7. दुर्बल, न्दः (पु०) 1. शनिग्रह 2. यम 
का विशेषण । सम० --आस्यम्‌ संकोच, झिझक, 
कर्मन्‌ (वि०) कार्य करने में शिथिल,--जरस्‌ (वि०) 
शनैः श्नः बूढ़ा होने वाला, पुण्य (वि०) दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बदकिस्मत । 

मन्दामणिः पानी भरने का बड़ा घडा । 

मन्दिरम्‌ [ मन्द्‌ +-किंरच्‌ ] 1. भवन 2. आवास 3. नगर 
4. शिविर 5. देवालय 6. काया, शरीर । 

मन्दुरा [ मन्द्‌ + उरच्‌ ] 1. अश्वशाला, अस्तबल, तबेला 
2. शय्या, चटाई । सम० पलिः,--पालः अश्वशाला 
का प्रबन्धकर्ता, भूषणम्‌ बन्दरों की एक जाति । 

मन्युसुक्तम्‌ (नपुं०) मन्यु नामक सूक्त जो ऋग्वेद के दसवें 
मण्डल के ८३ व ८४वें सूक्त हूँ । 

ममतायुक्त (वि०) 1. अहंमन्य 2. कंजूस । 

ममताशून्य (वि०) 1. अहंशून्य 2. अनासक्त । 

मयिवसु (वि०) मेरे प्रति शुभ । 

मयूखमालिन्‌ (पु०) सूयं, सूरज । 

भयूरः [मी ऊरन्‌} 1. मोर 2. एक प्रकार का फूल 3. एक 


( १३१७ ) 


कवि का नाम (सूर्यशतक का प्रणेता) 1. सम० 
नृत्यम्‌ मोर का नाच, पिच्छम्‌ मोर का चंदा । 

सयूरिका (स्त्री०). 1. नथ, नाक का छल्ला 2 एक जह 
रीला जंतु । 

मरकतइयाम (वि०) पन्ने जैसा काला, ऐसा काला जेसा कि : 
मरकतमणि माता मरकतश्यामा मात ङ्गी मदशालिनी | 
--श्याम० । i 

मरणम्‌ [मृ +ल्युट्‌} 1. मरना मत्यु 2. एक प्रकार का ` 
विष 3. अवसान 4. जन्मकुंडली में आठवां घर , 
5. शरण, शरणालय । सम०--दशा मृत्य का समय, 
--शील (वि०) मत्यं, मरणधर्मा । 

मरीचिः [म्‌ --ईचि] 1. प्रकाश की किरण 2 प्रकाशकण ` 
3. प्रकाश 4. मृगतृष्णा 5. आग की चिंगारी । सम० | 
--पाः (मरीचिपाः) ऋषिवर्ग जो सूर्यं की किरणें 
पीकर जीवित रहेते हैँ--रा० ३।६।२ | 

मरुः [म्‌ +-उ] 1. रेगिस्तान, निर्जल प्रदेश 2. पहाड, चट्टान 
3. कुरवक नामका पौवा 4. मद्यपान का त्याग । 
सम० --प्रपतनम्‌ पहाड से छलांग लगाना । ! 

मरुत्‌ (पुं ) [मृ+-उति| 1. वायु, हवा, समीर 2. प्राण 
वायु 3. वायु का देवता 4. देवता 5. मस्वक नाम का : 
पौधा 6. सोना 7. सौन्दर्य । सम० वृद्धा, वृधा | 
कावेरी नदी । 

मर्जू (पुं०) [मज्‌ +-ऊ] 1. धोबी 2. पीठमदं, (स्त्री०) 
सफाई, पवित्रता । i 

मर्मन्‌ (नपुँ०) [मृ +मनिन्‌] 1. शरीर का महत्त्वपूर्ण | 
भाग (शरीर का दुर्बल या सुकुमार अंग) 2. त्रुटि, | 
विफलता 3. हृदय 4. गुप्त अर्थ 5. रहस्य 6. सत्यता । 
सम०--घातः ममंस्थात पर आघात करना, -जम्‌ 


| 

| 

| 

| 

| 

|| 

रुघिर । | 
मर्यादा [मर्या (सीमा) +-दा+-क] 1. सोमा 2. अन्त 
3. किनारा, तट 4. चिह्न 5. नैतिकता की सीमा 
प्रचलित नियम, प्रचलन 6. औचित्य का सिद्धान्त 
7. करार । सम० बन्धः सीमा के अन्दर रहना, 
--बचनम्‌ सीमाविषयक वक्तव्य,--व्यतिक्रमः सीमा 

का उल्लंघन । | 
बल (वि०) [मुज्‌-+ कल, टिलोपः] 1. मेला, गन्दा 

2. लालची 3. दृष्ट, लः लम्‌ 1. मेल, गन्दगी, 

घूल अपवित्रता 2. विष्ठा, वीट 3. धातुओं का मोर्चा | 

4. शरीर के मल 5. कपूर 6. कमाया हुआ चमडा | 

7. वात, पित्त तथा कफ नामक दोप । सस० --अपहा | 

एक नदी का नाम, पङ्किन्‌ (वि०) धूल या गन्दगी | 

से भरा हुआ । | 

मल्लनालः (संगीत?) एक प्रकार की माप । 1 

महत्‌ (वि०) (म० महीयस्‌, उ० महिष्ठ) [मह +अति| | 

1. बड़ा, विशाल, विस्तृत 2. पुष्कल, असंख्य 3. दीघं, । 


विस्तृत 4. प्रबल, बलशाली 5. महत्त्वपूर्ण, आवश्यक 
6. ऊंचा, प्रमुख, पूज्य । सम०--आयुबम्‌ महान्‌ शस्त्र, 
बडा भारी हथियार,-औषधिः (स्त्री?) एक आश्चर्य 
जनक बूटी, कुलम्‌ उत्तम घराना, इन्द्रः सैनिक, 
जत्था,--फलः बेल का वृक्ष, व्यतिक्रमः 1 भारी 
अतिक्रमण 2. महान्‌ पुरुष का अनादर । 

महा (कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के आरंभ में 'महत्‌' 
शब्द का स्थानापन्न -इसके कुछ उदाहरण निम्नांकित 
हँ) । सम० अनिलः बवंडर महानिलेनेव 
निदाघजं रजः - कि० १४५९, आरम्भः महान्‌ 
कार्य, विशाल पैमाने पर कार्य का आरभ करता, 

आलयः देवालय, मन्दिर, तीर्थ स्थान आल्या- 

मावस्या वह अमावस्या जिससे महालयपक्ष: आरभ 
होता हैँ,--आलयपक्षः माघ और पौष मास का पुनीत 
पितुपक्ष, आलयश्राद्धः महालय पक्ष में श्राद्ध करना, 
ऊमिन्‌ (पुं ) समुद्र,--ओघ (वि०) प्रबळ धाराओं 
से युक्त,--कल्पः ब्रह्मा के सौ वर्षं, -- चक्रम्‌ शक्ति की 
पूजा में रहस्यमय चक्र, जडच: ऊंट,--जव: वारह- 
खिया हरिण,- दष्टः बड़े व्या घच की एक जाति,-दुर्गम्‌ 
महान्‌ संकट, ` पराकः एक प्रकार की तपस्या, 
--पुराणम्‌ अठारह पुराणों में एक पुराण, प्रइनः एक 
जटिल सवाल, बिसी एक प्रकार का चमडा,- भाण्डम्‌ 
मुख्य कोष, मृत्युंजयः 1. मृत्यु के विजेता शिव को 
प्रसन्न करने का मन्त्र 2. एक औषधि का नाम,--यानम्‌ 
एक बडी सवारी (पश्चवर्ती बौद्ध शिक्षण), रवः 
मेंढक, रुजः (वि०) अत्यन्त पीड़ाकर,--लबः 
1. महा प्रलय 2. परमपुरुष जिसमें सब महाभूत लीन 
हो जाते हैं,--बविपुरा एक प्रकार का छन्द,-शिवरात्रिः 
फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष का चौदहवाँ दिन, शिवपूजा 
का माङ्गलिक दिवस, इलक्षेणा रेत, वाल, --सश्चि: 
(पुं०) एक प्रकार का संगीत माप,-- सुधा चाँदी । 

महिनम्‌ (नपुं०) प्रभुसत्ता, उपनिवेश । 

महिमन्‌ (पुं) [महत्‌ + इमनिच्‌] आठ सिद्धियो में से एक । 

महिषमदिनी दुर्गादेवी । 

महो [मह -अच्‌--डोप्‌] 1. पृथ्वी,घरती,भूमि 2. भूसंपत्ति, 
जायदाद 3. देश, राजधानी 4. खम्बात क्री खाडी 
में गिरने वाली एक नदी 5. (ज्या० में) किसी आकृति 
की आघाररेखा 6. विशाल सेना 7. गाय। सम० 

जीवा क्षितिज, पृष्ठम्‌, त्ररतीतल, भूमि की सतह, 

करोति बड़ा त्रनाता हैं, प्रोन्नत करता हैं 

मांसम्‌ | मन्‌ ¦ स, दीर्घश्च ] 1. गोइत, 2. मछली का 
मांस 3, फल का मांसल भाग,-सः 1. कोडा 2. संकर 
जाति, जो मांस वेचती है । सम० कामः मांस का 
शौकीन, कीलः रसौली, चक्षुः नंगी आँख, परि- 
वर्जनम्‌ मांस-भक्षण का त्याग । 


( १३१८ ) 


मांसीयते (ना० घा० पर०) मांस के लिए लालायित रहना । 

माक्षिकधातुः एक प्रकार का खनिज घातु । 

मायघः [ मगघ |-अण्‌ ] 1. मगघ देश का राजा 2. साहित्य 
क्षेत्र में काव्यशेली का एक प्रकार । 

बातङ्कलीला हस्तिविज्ञान पर एक कृति । 

मातुलाहिः एक प्रक्तार का साँप । 

मातृ (स्त्रीश) [ मान्‌+-तूच्‌, नलोपः ] 1. माता, जननी 
2. स्त्रियों के प्रति आदर या सम्मान सूचक संबोधन 
3. याय 4. लक्ष्मी या दुर्गा का विशेषण 5. धरती 
माता । सम०--दोषः माता का दोष, भक्तिः माता 
के प्रति आदर सम्मान, - शासितः मूर्खव्यक्ति, सीधा 
सादा, भोंदू । 

आतुका ग्रीवा की ८ नाड़ियाँ, शिराएँ । 

भातृंतः (अ०) मातूपरक पक्ष की ओर । 

मात्र (वि०) [ मा-त्रन्‌ | आरम्भिक विषय । 

मात्रा [ मात्र टाप्‌ ] 1. परिमाण 2. क्षण 3. अणु 4. अंश 
5. वृत्त; विचार 6. घन 7. तत्त्व 8. भौतिक संसार 
9. नागरी अक्षरों में स्वरों का चिह्ल 10. कान की 
बाली 11. आभूषण 12. इन्द्रियों का कार्य 13. विकार। 
सम० - अङ्गुलम्‌ लगभग एक इंच की माप । 


य 


यकृत्‌ [ यं संयमं करोति कु--क्विप्‌ तुक्‌ च] जिगर । 
सम०--वेरिन्‌ (पुं) औषध का एक पौधा, रक्त- 
रोहड़ा । 

यक्ष: | यक्ष्‌ ।-घडा, ] 1. देवयोनि विशेष, जो कुबेर के 
सेवक हैं 2. भूतप्रेत 3. इन्द्र का महल 4. कुबेर 
5. पूजा 6. कुत्ता। सम०--धूपः गूगल, लोबान । 

यक्ष: [ यज्‌+-न ] 1. यज्ञ, यज्ञीय संस्कार 2. पूजा की 
प्रक्रिया 3. अग्नि 4. विष्ण। सम०--आयुधम्‌ यज्ञ 
में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण, - गुह्य: कृष्ण, 
--पत्नो यजमान की पत्नी,--शिष्टम्‌ यज्ञ का अव- 
शिष्ट अंश-यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्विषे 
-भग० ३।१३,- संस्तरः यज्ञ की वेदी की स्थापना 
तथा इष्टकाचयन । 

यज्ञायज्ञीयम्‌ 1. सामसूक्त 2. गरुड के दोनों पंखों का 
प्रतीकात्मक नाम । 

यत्नवत्‌ (वि०) क्रियाशील, परिश्रमी, प्रयत्न करने वाला । 

बतगिर (वि०) [ ब० स० ] चुप रहने वाला, जिसने 
अपनी वाणी को नियन्त्रित रक्खा हें । 

यतमेथुन (वि०) [ब० स०] जिसने मथुन त्याग दिया हुं । 

यतिचान्द्रायणम्‌ विशेष प्रकार का तपश्चरण । 

यत्रकामम्‌ (अ०) जहाँ किसी का मन चाहे, इच्छानुसार । 


मात्स्यन्यायः एक सिद्धान्त जिसमें बड़ा छोटे को दबाता हू, 
हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है । 

माघवनिदानम्‌ आयुर्वेद की एक कृति । 

माधवी पशुओं की बहुतायत । 

मानः [ मन्‌ घडा | 1. आदर, सम्मान 2. घमंड, अभि- 
मान, अहंकार 3. आत्माभिमान, आत्मगौरव, --नम्‌ 
1. माप 2. निष्ठित मापदण्ड 3. आयाम । सम० 
--अन्ध (वि०) घमंड के कारण अंघा,-अहे (वि०) 
सम्मान के योग्य, आदर का अधिकारी,-अवभ ङ्कः 
प्रतिष्ठा भङ्ग होना, क्रोध का नाश,---विबसः खोटे 
बाँटों से तोळकर या मिथ्या मापकर गबन करना, 
ठगना--को० अ० २।८।२६, सारः अभिमान की 
बड़ी मात्रा । 

सानसपुजा मानसिक पूजा । 

मानुषम्‌ [मनोरयम्‌--अण्‌ सुक्‌ च] 1. मानवता, मनुष्यत्व 
2. मनुष्य की परिपक्वावस्था, पूर्णं पुरुषत्व। सम० 
~ अधमः नीच पुरुष, ओछा मनुष्य । 

मन्यव्याज: [ ष० त० | रोग का बहाना । 

माया 1. दुर्गा का नाम 2. दक्षता, कला । 


यत्रकामावसाय: योग की एक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने आपको जहाँ चाहे ले जा सकता हे । 

यत्रसायंगृह (वि०) जहाँ सन्ध्या हो जाय या सूर्यास्त हो 
जाय वहीं ठहर जाने वाला व्यक्ति । 

यथा (अ०) [ यद्‌ प्रकारे थाल्‌ ] जिस ढंग, जिस रीति से 
जसे, जिस प्रकार । सम०-~-अनुक्तम्‌ (अ०) जसा 
कि बतलाया गया हैं, या निर्देश किया गया है--मया 
यथानूक्तमवादि ते हरेः' ` चेष्टितम्‌ - भाग० ३।१९। 
३२,--आश्रयम्‌ ( अ० ) आघार के अनुसार- 
सां० का० ४१, उद्गत (वि०) ज्ञानशून्य, मूख, 
~ उद्गमनम्‌ (अ०) आरोह अनुपात के अनुसार, 
--उपचारम्‌ (अ०) औचित्य के अनुरूप, शिष्टाचार- 
सापेक्ष, उपदिष्ट (वि०) जैसा निर्देश दिया गया 
हो, या जैसा परामर्श दिया गया हो,--कारम्‌ (अ०) 
जिस किसी रीति से,-पा० ३।४।२८,-- क्लृप्ति 
(अ०) समुचित रीति से, - क्षिप्रम्‌ (अ०) जितनी 
जल्दी हो सके,--चित्तम्‌ (अ०) अपनी इच्छा के 
अनुसार, तथ्यम्‌ (अ०) संचम्‌च, वास्तव में, 
~ न्यासम्‌ (अ०) जैसा कि विघान है, जेसा कि मूल 
पाठ में है,--न्युप्त (वि०) जसा कि धरती में डाला 
गया हें, (अ०) वित्रय वस्तु के मूल्य के 


( १३१९ ) 


अनुसार, प्रत्यहम्‌ (अ०) योग्यता के अनुसार 
--प्रदिष्टम्‌ (अ०) जैसा अनुकूल हो, जैसा कि 
उपयुक्त हो,--प्रस्तावम्‌ (अ०) सबसे पहले उपयुक्त 
अवसर पर, - प्रस्तुतम्‌ (अ०) 1. अन्त में 2. प्रस्तुत 
विषय के अनुखूप,-भूयस्‌ (अ०) वरीयता के 
अनुकूल, मूल्यम्‌ (अ०) मूल्य के अनुसार,--रसम्‌ 
(अ०) रसया स्वाद के अनुकूल, - लब्ध (वि०) 
जैसा कि वस्तुतः प्राप्त हो चुका हैं, - विनियोगम्‌ 
(अ०)निदिष्ट प्राथमिकता के अनुसार,-- व्युत्पत्ति 
(अ०) ज्ञान की गहराई के अनुकूल, झब्दाथंम्‌ 
शब्द के अर्थों के अनुसार - यथाशब्दार्थं प्रवृत्ति, मै० 
सं० ११।१।२६ पर भाष्य,--संस्थम्‌ (अ०) परि- 
स्थिति के अनुकूल, सवनम्‌ ऋतु के अनुकूल, 
-- सारम्‌ गुण के अनुसार, - स्थूलम्‌ (अ०) जसा 


कि अतिरिक्त रीति से कहा गया हे, -स्व (वि०)- 


अपने अपने आवास या स्थान के अनुसार । 

यदर्वाध (अ०) जिस समय से । 

यदात्मक (वि०) जिस सत्ता परक । 

यद्वद (वि०) इच्छानुसार बोलने वाला । 

यदीय (वि०) [यद्‌ । छ] जिसका, जिससे संबद्ध । 

यन्त्रम्‌ [यन्त्र्‌-अच्‌] 1. जो रोकता, या बांघता हैं 
2. सहारा, थूनी 3. बेडी, हथकड़ी 4. शल्य क्रिया का 
उपकरण (शस्त्र) 5. मशीन, संयंत्र 6. कुंडी, ताला, 
चाबी 7. प्रतिबन्ध, शक्ति 8. तावीज्ञ 9. छिद्र करने 
की मशीन । सम०--आरूढ (वि०) घूमने वाली 
मशीन पर चढ़ा हुआ, - भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रा 
रूढानि मायया-भग०,-कोबिदः यन्त्रकार, मशीन 
पर कार्यं करने वाला--रा० २।८०।२,- गृहम्‌ 
यन्त्रागार, जहाँ किसी को यन्त्रणा दी जाती है, 
धारागृहम्‌ वह स्थान जहाँ फौबारा लगा हुआ हो, 
सूत्रम्‌ गुड़िया या पुत्तलिका को रंगमंच पर हिलाने 
वाली डोरी । 

यन्त्रकम्‌ [ यन्त्र+-कत्‌ ] 1. हाथ से चलायी जाने वाली 
मशीन, खेराद 2. सामान का बंडल निघीयमाने 
भरभाजि यन्त्रके-कि० १२।९। 

यन्त्रिका [ यन्त्र्‌ 4-ण्वुल्‌ ] छोटी साली, पत्नी की छोटी 
बहन । 

यन्त्रित (वि०) [ यन्त्र्‌ +क्त ] 1. भड़काया हुआ 2. नियमों 
से नियन्त्रित या प्रतिबद्ध 3. तनाव को बढ़ाने के 
लिये निकाला हुआ 4. आकृष्ट .- अथवा मदभिस्नेहा- 
द्धवत्यौ यन्त्रिताशया---भाग० १०।२९।२३ । 

यम (वि०) | यम्‌ +घञ्ञ ] 1. यमल, जोडुआ 2. 
--म: 1. प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, दमन 2. आत्मसंयम 
3. कोई नैतिक कर्तव्य (विप० नियम) 4. योग के 
आठ अङ्कों में से एक 5, मुत्यु का देवता 6. शनि 


१६६ 


शग. कौवा 8. 'दो' की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
9. लगाम 10 चालक, रथवान,--मस्‌ 1. जोड़ा 
2. संयुक्त व्यंजन,--मी यमुना नदी,-- मौ (पुं०- 
द्विश व०) 1. युगल, जोडुआ--धृति संयमो यमौ 
--कि० १।३६ 2. अङ्विनीकुमार । सम० - अनुजा 
यमुना नदी, - घष्टः ज्योतिष का एक अशुभ योग, 
दरुमः सप्तपर्णं वृक्ष, पटः, - पद्टिका कपड़े की 
एक पट्टी जिस पर थम, यम के अनुचर तथा नार- 
कीय यातनाओं का चित्रण अङ्कित रहता हैं - याव- 
देतद्‌ गृह प्रविश्य यमपटं दर्शयन्‌ गीतानि गायामि 
-मुद्रा ० १।१८,= ब्रतम्‌ 1. यम को प्रसन्न करने के 
लिए ब्रत रखना 2. निष्पक्ष दण्ड विधान--मनु० 
९।३०७,--ज्ञासनः शिव, यमशासनालयक्षमाघरस्पघं- 
नमाचचार सः--रा० च० २।१२,--आयम्‌ यम का 
वासस्थान । 

यसककाव्यम्‌ यमक-प्रघान कविता, वह काव्य जिसमें 
यमक अलंकार की बहुतायत हो । 

यमलाजुंनौ दो अर्जुन के वृक्ष (जिनको कृष्ण ने बचपन में 
उखाड़ दिया था) । 

यमिका एक प्रकार की सूखी खाँसी । 

यमेरका एक प्रकार का घण्टा जिस पर आघात करके 
समय की सूचना दी जाती है। 

यवः [ यु-अच्‌] 1. जौ 2. महीने का पहला पक्ष 3. गति, 
चाल 4. ज्योतिष का एक योग 5. जव, वेग 6. दुगुना 
उन्ततोदर शीझा 7. एक टापू का नाम। सम०- द्वीपः 
वर्तमान जावा टापू,-नालः एक प्रकार का खाद्य 
पौधा । 

यवनाचार्य: ज्योतिष के 'ताजिक' नाम की कृति का 
विख्यात प्रणेता । 

यवनिका --यवनी पर्दा । 

यशस्‌ (न ) [अश्‌ स्तुतौ असुन्‌ धातोः ल्युट्‌ च ] 
1. ख्याति, प्रसिद्ध 2. पूज्य व्यक्ति 3. प्रसाद 
4. धन 5. आहार 6. जल 7. विरल गुणों का एकत्र 
संग्रह 8. परोक्ष कीति--छा० उ० ३1१८३ । सम० 
--धा कीति प्रदान करने वाला । 

यष्टिः (स्त्रीश) [ यज्‌-क्तिन्‌ नि० न संप्रसारणम्‌ ] 
1. लकडी 2. गदा 3: स्तम्भ 4. सहारा, टेक़ 5. घ्वज- 
दंड 6. डोरी, धागा 7. हार, लड़ी । सम०-आघातः 
डंडे की मार,--उत्यानम्‌ लकड़ी की सहायता से 
उठना,--यन्त्रम्‌ समय को मापने के लिए ज्योतिष 
का एक साधन । 

यस्मात्‌ (अ०) 1. जिससे, जब से, जिस ब्रात से 2. ताकि, 
जिससे कि । 

या (अदा० पर०) बिदा करना । 

याग: [ यज्‌--धज्ण्‌, कुत्वम्‌ ] 1. शक्त आहुति 2. उपस्थान 


( १३२० ) 


उपहार, प्रदान । सम०--कण्टक 1. बुरा यजमान 
2. जो यज्ञ को बिगाड़ता हँ, -- संप्रदानम्‌ यज्ञीय 
पदार्थ को लेने वाला-- पा० ४।२।२४ पर काशिका, 
"7 सुत्रम्‌ यज्ञीय यज्ञोपवीत, जनेऊ । 

गाच्या [याच्‌ + नञ्ञ्‌ ] 1. माँगना । 2. साधुता 3. प्रार्थना 
सम०--जीविका,-- जीवनम्‌ भिक्षावृत्ति पर जीने 
वाला, - अङ्कः प्रार्थना को ठुकरा देना । 

याजुकः यजमान, यज्ञ करने वाला । 

याज्ञसेनः । शिखण्डी का पैतृक नाम । 

याज्ञसेनिः | महा० ७।१४।४४ 

याज्या [ यज्‌  णिच्‌--यत्‌ त टाप्‌ | आहुति देते समय 
प्रयुक्त किया जाने वाला यज्ञीय नियम । 

यातिकः [ यात--ठक्‌ ] यात्री । 

यातुनारी राक्षसी, पिञ्चाचिनी वश्राम त्रिजयती 
यातुनारी-रा० च० ७।१०। 

यात्य: नरक में रहने वाला । 

यात्राकर (वि०) जीवन का सहारा देने वाला (साघन) 

यात्रादानम्‌ यात्रा पर जाते समय दिया गया उपहार । 

याथात्म्यम्‌ [ यथात्मा+ ष्यञ्‌ ] वास्तविक स्वभाव या 
प्रयोजन । 

यानम्‌ | या+-ल्युट्‌ ] 1. जलयान, पोत 2. जन्म-मरण के 
चक्र से मुक्ति का उपाय तु० महायान, हीनयान 
3. वांयवी रथ, हवाई गाडी । सम०-- आस्तरणम्‌ 
गाड़ी की गद्दी, बैठने का आसन--मृच्छ०, - स्वामिन्‌ 
गाड़ी का मालिक । 

याम (वि०) ( स्त्री2--मी ) [ यम--अण्‌ ] यम से 
संवन्ध रखने वाला--याभिड्चिरं यातना: - मुकुन्द० 
१०, मः (पु०) देवों का समुदाय--यामैः परिवृतो 
देवे: --भाग० ८1१1१८। सम० नादिन्‌ मूर्गा,-पालः 


यातु 


समय पालक, भद्र: मंच । 
यामिकाचरः 
1, 2. उल्ल । 
यामिनीच | Me 
यामलम्‌ तन्त्रग्रन्थ । 


यामिः,--मी, [या+मि, ङीप्‌ वा ] 1. दक्षिणी दिशा 
2. भरणी मामक नक्षत्र । 

यावक---कम्‌ | यव अण्‌, स्वार्थे कन्‌ ] एक ब्रत जिस में 
जौ खाकर रहना पड़ता हे । 

यावदध्ययनम्‌ (अ०) पढ़ने के समय, विद्यार्थी अवस्था में । 

यावत्संपातम्‌ (अ०) जहाँ तक संभव हो । 

यावतिथ (वि०) जहाँ तक, जिस विन्दु तक, जिस अंश तक। 

यावनीप्रियां पान की बेल । 

यावसिकः | यवस+-ठक्‌ ] घसियारा, घास काटने वाला । 

युक्त (वि०) [ युज्‌ +-कत ] 1. जुड़ा हुआ, मिला हुआ 
बाँवा हुआ 2. जुए में जोड़ा हुआ 3. व्यवस्थित 4. सम- 
वेत 5. संपन्न, भरा हुआ 6. स्थिर किया हुआ, 


| 
| 
| 
| 


| 


i 


जमाया हुआ 7. संबद्ध 3. सिद्ध, अनुमित 9. सक्रिय, 
परिश्रमी 10. (ज्यो०) संयुक्त, मिला हुआ । सम० 
ता चेष्ट (वि०) उचित कार्य में संलग्न,-- वादिन्‌ 
(वि०) उपयुक्त बात कहने वाला । 

युक्तकम्‌ [ युक्त+कन्‌ ] जोड़ा । 

युगम्‌ [ युज्‌ + घडा,, कुत्वं, न गुणः ] 1. जूआ 2. जोड़ा 
3. चन्द्रमा की सापेक्ष स्थिति । सम० धुर्‌ (स्त्री०) 
जूए की कील, मात्रम्‌ जूए की लंबाई के बराबर 
माप अर्थात्‌ चार हाथ की लम्बाई, - वरत्रम्‌ जूए का 
फीता या तस्मा । 


युगन्धरः,-रम्‌ गाड़ी की वह लकड़ी जिसमें जूआ लगा 
रहता है । 

युगन्धरा एक देवी योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा 
युगन्धरा-- ललिता० । 

पुगी (स्त्री) बहुतायत योधयुग्या शूरसमुद्ध्या युजे 
रोणादिकः किः कुत्वमारपम्‌--महाभाष्य ५।६३।३ 
पर टीका । 

युग्म (वि०) | युज्‌ +-मक्‌ ] सम, दो से भाग होने वाली 

संख्या,--ग्मम्‌ 1. जोडा 2. संघ, जंकशन 3. संगम 
4. युगल 5. मिथुन राशि । सम०--चारिन्‌ (वि०) 
जोड़े के रूप में घूमने वाला --चिपुला एक छंद का 
नाम, --जुक्तम्‌ आँखों में दो सफेदी के बिन्दु । 

युद्ध 

वरज 

युद्धिन्‌ ( पुं०) [ यृडग्‌-+ इनि ] एक संकर जाति । 

युछ, युञ्छ (भ्वा> पर०). 1, भूल करना, भटक जाना 
2. बिदा होना, चले जाना । 

युद्धम्‌ | यथ क्त | 1. लड़ाई, संग्राम. झड़प, संघर्ष, समर 
2. ग्रहों का विरोध या संघर्ष । सम» अवहारिकम्‌ 
युद्ध में जीतने पर प्राप्त सामग्रो, संपत्ति, गान्ध--बंम्‌ 
रणभेरी, युद्ध का गीत, तन्त्रम्‌ युद्ध विज्ञान, सैनिक 
शिक्षा, ध्वानः युद्ध का आत्रन्द, योजक (वि०) 
युद्ध भड़काने वाला,--व्यतिक्रम: युद्ध कला के नियमों 
का उल्लघन । 

युद्धकभ्‌ | युद्ध ॐ-कन्‌ | संग्राम, रण, समर, लडाई । 

युधिक (वि०) [ युध्‌ -+-ठन्‌ ] लड़ाक्‌, योद्धा, लड़ने वाला ! 

योद्ध (पु०) [ युध्‌ --नुच्‌ ] योद्धा, सिपाही । 

युयुक्खुरः चीता या भेडिये को जाति का जन्तु, क्षुद्र व्याघ्र, 
बिज्जू । 

युदन्‌ (वि०) | यू +कनिन्‌ ] 1. जवान 2, हृष्ट-पुष्ट 
3. उत्तम,श्रेष्ठ(पुं० युवा)4. साठ वर्ष का हाथी 5. एक 
संवत्सर। सम० जानिः वह पुरुष जिसकी पत्नी 
जवान है, -युवजानिर्घनृष्पाणिः मट॒टि० ५।१३, 

- पलित (वि०) समय से पूर्व जिसके बाल पक गये 

हैं,--पा० २।१।६७ पर भाष्य,--हुन्‌ शिशु हत्या । 


} (म्वा० पर०) छोड़ देना, त्याग देना । 


( १३२१ ) 


युवक: [ युवन्‌ +-कन्‌, नलोप: ] जवान,तरुण । 
युवानक ( वि०) [ युवन्‌-+-आनक न लोपः ] तरुण, 
जवान | 
युवति: [ युवन्‌ [ ति ] जवान स्त्री, तरुणी । सम० -- दृष्टा 
पीले रंग की चमेली,---जन: तरुणी स्त्रिया । 
युष्मदर्थम्‌ (अ०) आपके लिए, आपकी खातिर । 
युष्मदायत्त (वि०) जो कुछ आपके अधीन है, आपके 
नियन्त्रण में है । 
युष्मद्दाच्यम्‌ (व्या०) मध्यम पुरुष । 
युष्मद्विघ (वि०) आप जैसा, आपकी तरह का । 
युष्मत्क (वि०) आपका, आपसे संबंध रखने वाला । 
यूकालिक्षम्‌ 1. जूं और उसका अंडा (ल्हीक) 2. हहीक । 
यूथम्‌ [यु+-थक्‌, पृषो० दीघंः] रेवड़, लहंडा, समूह्‌, 
समुदाय । सम० - चारिन्‌ (वि०) जो सामूहिक रूप 
से (हाथियों की भाँति) घमता है, किसी रेवड़ में या 
लहंडे में, परिभ्रष्ट (वि०) अपने समूह से भटका 
हुआ, बन्धः रेवड़, लहंडा । 
यूथशः (अ०) [यूथ-{-शस्‌ | रेवड़ में, लहंडे में, पंक्ति में । 
यूषः [य्‌ + पक्‌, पृषो० दीर्घः] 1. यज्ञीय स्थूणा (जो प्रायः 
- बाँस या खंर की लकड़ी की होती है) जिससे यज्ञीय 
पशु बाँध दिया जाता है 2. विजयस्तम्भ । सम० 
कर्मन्यायः वह नियम जिसके अनुसार विकृति से 
संबद्ध किसी विवरण का उत्कर्ष या अपकर्ष केवल 
उसी विवरण तक लागू रहेगा जिससे कि तदादि- 
तदन्त न्याय का उपयोग न हो सके--मै ० सं० ५1१ 
२७ पर शा० भा० । 
योग: | युज्‌ + घडा, कुत्वम्‌ ] 1. आक्रमण --योगमाज्ञा- 
पयामास शिवस्य विषयं प्रति शिव» १३।७, 
2. सतत संसक्ति, लगातार मिलाना-मयि चानन्य- 
योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी--भग० १३।१० 
_ 3. समता, साम्य-समत्वं योग उच्यते भग २।४० 
4. दुःख के 'जों से छूटक़ारा--दुःखसंयोगवियोगं 
योगसजितग्‌ भग० 5. मिलाना, जोड़ना 6. संपर्क 
7. उपयोग 8. परिणाम 9. जूआ । सम०-- अभ्या- 
सिन्‌ (वि०) जो योग का अभ्यास करता है, 
-- आश्या केवल आकस्मिक संपर्क के कारण व्युत्पन्न 
` नाम-- एपा योगाख्या योगमात्रापेक्षा न भूतवर्तमान- 
भविष्यत्सवन्धापेक्षा मी० सू० १।३।२१ पर 
शा० भा० -आपत्ति: प्रचलन में परिवर्तन,--क्षेमः 
1. समृद्धि, सुरक्षा 2. कल्याण, भलाई 3. धामिक 
कार्यो के निमित्त कल्पित संपत्षि--मन० ९1२१२, 
दण्ड: योग की शक्ति से युक्त छड़ी जादू की 
छड़ी,--नाविकः, -- नाविक, एक प्रकार की मछली, 
~ पदम्‌ स्वसंकेन्द्रण की स्थिति,--पानम्‌ मुर्छा लाने 
वाळे पदार्थों से युक्तशराब, पीनक, पीठम योग 


का अभ्यास करते समय बैठने की विशेष मुद्रा, 
"पुरुष: गुप्तचर, यथा योगपुरुषेरन्यान्‌ राजाधि- 
तिष्ठति--कौ० अ० ११२१, भ्रष्ट (वि०) जो 
योग के मार्ग से पतित हो गया है--शुचीनां श्रीमतां 
गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते- भग०,-- यात्रा परमेश्वर 
से सायुज्य प्राप्त करने का मागे,--युक्त (वि०) 
योगमार्ग में संलग्न:-- योगयुक्तो भवाजूंन - भग० 
८1२७, - वामनम्‌ गुप्त उपाय,कूटयुक्ति, कपटयोजना, 
कौ० अ०,--वाहक्‌ ( वि० ) विघटनकारी (रसा- 
यन०),--विद्या यीगशास्त्र,-- संसिद्धिः योगाभ्यास 
में पूर्णसाफल्य प्राप्त करना,-- सिद्धिन्याय: एक न्याय 
जिसके अनुसार नाना प्रकार के फलों को देने वाली 
एक विशिष्ट प्रक्रिया एक समय में केवल एक ही 
फल दे सकती है दूसरा फल प्राप्त करने के लिए 
उस प्रक्रिया का पृथक्‌ रूप से दूसरा प्रयोग करना 
पड़ेगा मी० सू० ४।३।२७-२८ पर शा० भा० | 
यौगिक (वि०) [योग--ठक ] अभ्यास के लिए अयुक्त 
(जैसा कि 'यौगिक चापं तीरन्दाजी अभ्यास प्राप्त 
करने के लिए धनुष) । 
योग्य (वि०) [ युज्‌--ण्यत्‌, योग--यत्‌ वा ] 1. उपयुक्त, 
समुचित 2. पात्र 3. उपयोगी, कामचलाऊ-- ग्य: 
(पुं) 1. पुष्प नक्षत्र 2. भारवाही पशु,--ग्यम्‌ 
1. सवारी, गाड़ी 2. चन्दन 3 रोटी 4. दघ । 
योग्या [ योग्य--टाप्‌ ] 1. एक देवी का नाम- योगिनी 
योगदा योग्या -ललिता० 2. पृथ्वी 3. सूयं की 
पत्नी का नाम । 
योजनम्‌ [ युज्‌--ल्युट्‌ ] 1. जोड़ना, मिलाना 2. तत्परता 
व्यवस्था 3. परमात्मा 4. अंगुली 5. चार कोस की 
दूरी । 
योजित (वि०) [युज्‌-+ णिच्‌ --क्त] 1. जूए में जोता हुआ 
2. प्रयुक्त, काम में लिया गया 3. मिला, संयुक्‍त 
4. सम्पन्न । 
योधेय: [ योघा+-ढक्‌ ] 1. योद्धा, एक वंश का नाम । 
योन (वि०) [ योनि+अण्‌ ] वंश या कुल से संबन्ध 
रखने वाला । | 
योनिः [ यु +नि ] 1. ऋग्वेद की वह आधारभूत ऋचा 
जिस पर 'साम'का निर्माण हुआ 2. तांबा 3. मूल 
कारण 4. समझ का स्रोत- योनिज्ञ॑प्तिकारणं 'बेदो- 
ऽखिलो त्र्ममूल'मित्यादिनोक्तमित्यर्थ: --मी० सू० 
२।२५ पर शा० भा० 5. इच्छा --योनिपाताल- 
दुस्तराम्‌ --महा० १२।२५०।१५। सम०--गुणः 
गर्भाशय या मूलस्थान से व्युत्पन्न गुण,--दोष: 
1. योनिसबन्धी विकार 2. स्त्री की जननेन्द्रिय में 
कोई दोष,--मुक्त (वि०) जन्म मरण के चक्र से 
छुटकारा पाये हुए,--मुद्रा अंगुलियों द्वारा ऐसी 


( १३२२ ) 


विशिष्ट आकृति बनाना जो स्त्री की योनि से मिलती 
जुलती हो,-- संवरणम्‌,-संवृत्तिः योनिया भग को 
सिकोड़ना,--संकटम्‌ पुनर्जन्म । 

योषाग्राहः ] विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, मृतक 

योषिद्ग्राह: } व्यक्ति की पत्नी को ग्रहण करने वाला । 

यौगषदम्‌ दे० यौगपद्यम्‌ । 

योगपथमस्‌ [ युगपद्‌ +-य ] भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही 
साथ एक वस्तु को देखना--आदित्यवद्यौगपद्यम्‌ 
>मी०सू० १।१।५। . 

यौन (वि०) [ योनि--अण्‌ ] (समास में) 1. मूल स्थान, 
उद्‌्गमस्थान--यत्राग्तियौनाशच वसन्ति लोका:--महा० 
१३।१०२।२५ 2. गर्भाधानसंस्कार । सम ०--अनुबन्धः 


रक्तसम्बन्ध,--यौनानुबन्धं च समीक्ष्य कार्य कौ० 
अ० २1१०,-- सम्बन्धः दे० यौनानुबन्ध । 

यौनिकः [ योनिय-ठक्‌ ] मध्यम वायू, सुहावनी हवा । 

यौवनम्‌ [युवन्‌ +-अण्‌] जवानी, वयस्कता । सम०--आरूढ 
(वि०) किशोर, वयस्क, उऱ्द्वेदः 1. जवानी के आवेश 
का मादक उत्साह 2. यौन प्रेम, काम वासना 3. जवानी 
की कली का खिलना 4. वयस्कता प्राप्त करना-- कण्टकः, 
--कण्टकम्‌, पिडिका यौवनारम्भ का संकेत करने 
वाली चेहरे पर छोटी-छोटी फिसियाँ, प्रान्तः जवानी 
के किनारे पर,--श्रीः जवानी का सौन्दर्यं । 

योदनीय (वि०) युवक, तरुण । 

य्वागुली चावलो का मांड, यवागू । 


रकसा (स्त्री०) कोढ़ का एक भेद । 

रक्त (वि०) [रञ्ज्‌ +-क्त] 1. रङ्गा हुआ, रंगीन 2. लाल 
3. प्रिय, प्यारा 4. सुन्दर, सुहावना 5. अनुस्वार युक्त 
(स्वर),--क्तः (पुं) 1. लाल रंग 2: मंगल ग्रह 
3. शिव,--क्तम्‌ (नपुं०) 1. रुघिर, खून 2. ताँबा 
3. जाफरान 4. सिन्दूर 5. आँखों का एक रोग 6. लाल 
चन्दन,--क्ता (स्त्री) 1 लाख 2. गुञ्जा 3. आग 
की सात लपटों में से एक। सम०--कुमुदम्‌ लाल 
कमलिनी,--च्छद (वि०) लाल पत्तों वाला,--पद्मम्‌ 
लाल कमल,--बोजः 1. एक राक्षस जिसको दुर्गा देवी 
ने मारा था 2. अनार का वृक्ष,--विकारः रुघिर का 
'हास,--ष्ठीबी रुधिर थूकने वाला,--स्रावः शरीर के 
अन्दर नस फट जाने से रक्‍त बहना ! 

रक्ष (म्वा० पर०) सावधान होना, जागरूक होना । 

रक्षा [ रक्षू--अ--टाप्‌ ] 1. बचाना, रखना 2. सावधानी, 
सुरक्षा 3. चोकीदारी 4. रक्षा ताबीज 5. भस्म 
6, रक्षाबन्धन, पहुंची 7. लाख । सम०--्रतिसरः 
कलाई पर ताबीज की भाँति बाँधी जाने वाली पहुंची, 
रक्षाबन्धन,--सहौषधिः रक्षा करने की श्रेष्ठतम 
औषधि । 

रक्षितकम्‌ [ रक्ष्‌ - क्त, स्वार्थे कन्‌ । सुरक्षा । 

रघुः सूयंवंश का एक प्रतापी राजा, दिलीप का पुत्र और 
अज का पिता । सम०--उद्ृहः रघुवंश में सर्वोत्तम, 
राम,--कारः “रघुवंशः नामक काव्य का प्रणेता 
कालिदास । 

रङ्ख्‌ (भ्वा० पर०) जाना । 

रङ्कः | रञ्ज्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. रंग, वणं 2. मंच, क्रीडागार, 
आमोद का सार्वजनिक स्थान 3. श्रोतूवगं 4. रणक्षेत्र 


5. नाचना, गाना, अभिनय करना । सम०--क्षारः 
सुहाया,--तालः एक प्रकार का सङ्गीत का माप,--वः 
सुहागा, नाथः, ` राजः, - धामन्‌, शायिन्‌ विष्णु के 
विशेषण (मद्रास राज्य के श्रीरङ्गम्‌ स्थान पर स्थित 
मन्दिर), - प्रवेश: रङ्गमञ्च पर पघारना, वेदी पर 
उपस्थित होना, - मङ्कळम्‌ वेदी पर 'आवाहन' उत्सव 
मनाना । 

रचनम्‌ [ रच्‌--ल्युट्‌ ] 1. योजना, उपाय 2. बाण में पंख 
जमाना । 

रचित (वि०) [ रच्‌ --क्त | आविष्कृत, निमित । सम० 
--पूर्व (वि०) जो पहले ही बन चुका है । 

रजयित्री [ रञ्ज्‌-तुच्‌ +-ङीप्‌ | स्त्री चित्रकार । 

रजस्‌ (नपुं) | रञ्ज्‌+-असुन्‌, नलोपः | 1. घूल, गर्दा 
2. पुष्प की धूल, पराग 3. अन्धेरा 4. आवेश, नैतिक 
अन्धकार 5. तीनों गुणों में दूसरा 6. भाप 7. बादल 
या वर्षा का पानी 8. पाप--प्रायर्चित्तं च कुर्वन्ति 
तेन तच्छाम्यते रजः--रा० ४।८।३४ । सम०--जुष्‌ 
(वि०) रजोगुण से युक्त, मेघः धूल का बादल, 
>-विधूम्र (वि०) घूल से भूरे रङ्ग का हुआ--युधि 
तुरगरजो विघूम्रविष्वक्‌' ` `` 'भाग० १।९।३४ । 

रणः, - णम्‌ [रण्‌ू+अप्‌ ] 1. युद्ध, लड़ाई 2. युद्धक्षेत्र । 
सम०- अतिथि: युद्ध चाहने वाला अतिथि--श्लाष्यः 
प्राप्तो रणातिथिः पञ्च० २।१३,_मार्गः यृद्धक्षेत्र 
में लड़ने की रीति,--रणायित (वि०) 'रण-रण' शब्द 
करता हुआ,--रसिक' (वि०) लड़ाई का इच्छूक, 
--श्रः, - ज्ञौण्डः युद्ध कला में प्रवीण। 

रण्डाश्रमिन्‌ (वि०) जो पँतालीस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 
विषुर हो जाता हैं । 


( १३२३ ) 


रतोत्सवः कामकेलि श्युंगार परक क्रीडा । 

रतवैपरीत्यम्‌ सम्भोग या मेथुन की प्रक्रिया जिसमें स्त्री 
पुरुष की भाँति आचरण करती हैं । 

रतिः [रम्‌-क्तिन्‌] 1. हषं, आह्लाद 2. आसक्ति, अनु- 
राग 3. यौनसुख 4. संभोग, मेथुन 5. कामदेव को 
पत्नी 6. चन्द्रमा की छठी कला। सम० खेदः 
भंथून करने से उत्पन्न थकावट,- पाझः,--बन्धः मंथून 
करने की विशिष्ट रीति,--रहस्यम्‌ कोक्कोक पंडित 
द्वारा प्रणीत 'कामशास्त्र',--सुन्दरः एक प्रकार का 
रतिबंघ । 

रतूः (स्त्री०) 1. दिव्यनदी, स्वगगा 2. सत्य से युक्त 
शब्द या भाषण -- रतुस्यात्‌ सत्यभाषकः--- कोश० । 


रत्नम्‌ [रम्‌ न, तान्तादेशः] 1. रत्न, जवाहर, मूल्यवान्‌ 
पत्यर 2. कोई भी अमूल्य पदार्थ 3. कोई भी उत्तम 
या श्रेष्ठ वस्तु 4. जल 5 चुम्बक । सम०--अङ्भः 
मूंगा,--अचलः आ्यानों में वणित लंका में स्थित 
एक पहाड़,--कुम्भः रत्नों से भरा, हुआ घडा, -- कूटः 
एक पहाड़ का नाम,--गर्भः 1. कुबेर 2. समुद्र, 
--गर्भेगणपतिः गणपति की एक विशेष मति,-च्छाया 
रत्नों की कान्ति :-रत्नच्छायाव्यतिकरमिव प्रेक्ष्यमेतत्‌ 
पुरस्तात्‌ - मेघ०,--धेनुः रत्नों के ढेर में (दान के 
लिए) दी जाने वाली प्रतीकात्मक गाय, -- पञ्चकम्‌ 
पाँच रत्न--सोना, चाँदी, मोती, हीरा, और मूंगा, 
--वरम्‌ सोना । 

रथः [रम्‌-- कथन] 1. गाड़ी, बहली 2. पर 3. अंग, 
भाग, 4. शरीर 5. हर्ष, आह्वाद । सम० आरोहः 
जो रथ पर बैठ कर युद्ध करता हैं, - उडुपः,-उड्पम्‌ 
रथ का ढांचा,--घोषः रथ के चलने का “घरघर 
शब्द,--वारकः शूद्र द्वारा सरन्ध्री में उत्पन्न पुत्र, 
— विज्ञानम्‌,--विद्या रथ हाँकने की कला । 

रथन्तरम्‌ एक साम का नाम । 


रथिन्‌ (वि०) [रथ--इनि] 1. रथ में सवार 2. रथ 
का स्वामी,--( पुं० ) 1. क्षत्रिय जाति का पुरुष 
2. रथ पर बठ कर युद्ध करने वाला योद्धा । 
रथ्या [रथ-{-यत्‌ +-टाप्‌] 1. सड़क 2. सड़कों का संगम 
स्थान 3. बहुत से रथ या गाड्या । सम०--मुखम्‌ 
किसी सड़क पर प्रविष्ट होने का द्वार,--मगः गली 
का कुत्ता । 
रदनः [रद्‌ +-ल्यृट्‌] दाँत । 
[र्द्‌+ल्युट्‌] फाइना, कुतरना, खुरचना । 
(स्त्रीश) गाय । 
रन्ध्रम्‌ [रध्‌ +-रक्‌, नुमागमः] 1. छिद्र 2. जन्मकुंडली 
में लग्न से आठवाँ घर । सम०--मुप्तिः दोषों या 
त्रुटियों का छिपाना । 
रभसः [रभू +-असच्‌] विष, जहर । 


रमणकः [रम्‌ +-ल्युट्‌, कन्‌] एक द्वीप का नाम ¦ 

रम्या [रम्‌ -यत्‌+-टाप्‌] (संगीत०) श्रुति का एक भेद । 

रवणः [रु+-यच्‌] 1. ऊंट 2. कोयल 3. मधुमक्खी 4. ध्वनि 
5. एक बड़ा खीरा । 

रबिः [रु--अच्‌ (इ) | 1. सूर्य 2. पर्वत 3. मदार का पौधा 
4. बारह की संख्या ! सम० - इष्टः नारंगी, संतरा, 
~ ध्वजः दिन, --बिम्ब: सूर्‍्यमंडळ,-- सारथि: 1. अरुण 
2. उषःकाल । 

रशना [ अश्‌-युच्‌, रशादेशः ] 1. रस्सी 2. लगाम 


3. तगडी । सम०--पदम्‌ कूल्हा,-- प्राहः रथवान, 
= मालिन्‌ सूर्य । 
रसः [रस्‌-अच्‌] 1. (वृक्षों का) रस 2. तरल पदार्थ 


3. सुरा, पेय 4. घूंट, (दवा की) मात्रा 5. स्वाद, 
रस 6. प्रेम 7. प्रेम, अनुराग 8. हष, आमोद 9. (साहि: 
त्यिक) रसं 10. सत, अर्क 11. वीयं 12. पारा 
13. विष 14. गन्ने का रस 15. पिघला हुआ मक्खन 
16. अमृत 17. रसा (शाक भाजी का) 18. हरा 
प्याज 19. सोना 20. छः की संख्या का प्रतीक 
21 रसग्रहण करपे का अंग जिह्वा - भाग०८।२०।२७ 
22. पिघली हुई धातु । सम०-- इक्षुः गन्ना,--उत्पत्ति: 
(अलं०) 1. रस की निष्पत्ति 2. संजीवन रस की 
उपज,--धन (वि०) रस से भरा हुआ,--ज्ञानम्‌ 
भंषज्यविज्ञान,- तन्मात्रम्‌ रस या स्वाद का सूक्ष्म 
--निवत्तिः स्वाद का न होना, रसहीनता, 

—भेदः पारे का निर्माण । 

रसना [रस्‌+यूच्‌] जिह्वा । सम० -अग्रम्‌ जिल्लाका 
अग्रभाग,--मूलम्‌ जिह्वा की जड़ । 

रसबत्ता [रस+-मतुप्‌+-तल्‌+ टाप्‌] कला को परख-सा 
रसवत्ता विहता --वासव० । 

रसातलम्‌ [ष० त०] 1. सात लोकों में से एक, पृथ्वी के 
नीचे का लोक, पाताळ 2. लग्न से (जन्मकुंडली में) 
चौथा घर । 

रस्बा [रस्‌+-यत्‌न-टाप्‌] एक देवी का नाम । 

रहस्यत्रयम्‌ विशिष्ट द्रत शाखा के तीन मुख्य सिद्धान्त 
(ईश्वर, चित्‌ और अचित्‌) 

रहितात्मन्‌ [ब० स०] जिसके आत्मा न हो (अर्थात्‌ जो 
अपने आत्मा की बात का आदर न करता हो) 

राक्षस: [रक्षस्‌-+-अण्‌] 1. भूत प्रेत, पिशाच 2. हिन्दुओं 
में आठ प्रकार के विवाहों में से एक 3. एक संवत्सर 
का नाम । 

रागः [रञ्ज्‌ +-घञ्ञ्‌ ] 1. प्रज्वलन 2. मिर्चेमसाला 3. प्रेम, 
आवेश, यौनभावना 4. लालिमा । सम०--वर्षन 
एक प्रकार का (संगीत का) माप! 

राधवायणम्‌ रामायण । 

राघदौयम्‌ राघव की एक रचना, कृति । 


(१३२४ ) 


राजन्‌ [राजू--कनिन्‌] सोम का पौघा--ऐन्द्रश्च विधिव- | रमणीयता [रम्‌ --अनीय-!-तल्‌] सौन्दर्य, चारुता । 


हृत्तो राजा चाभिषुतोऽनध 
--उपसेवा, राजा की सेवा करना,--गृह्यम्‌ ऊँचे 
दर्जे का रहस्य,-देयम्‌ (भागम्‌) राजकीय दावा 
पट्टिका (स्त्री०) चातक्रपक्षी,- पिण्डः राजा से 
आजीविका,--प्रसाद: राजा का अनुग्रह, महिषी 
पटरानी, ` मार्तण्डः 1. {संगीत०) एक प्रकार की 
माप 2. इस नाम का एक ग्रन्थ,-- राज्यम्‌ कुबेर का 
राज्य,--लिद्भम्‌ एक राजचिह्ल, वर्चस्‌ शाही मर्यादा, 
--बल्लभः राजा का प्रिय व्यक्ति, वृत्तम्‌ राजा का 
आचरण, ---स्थानीयः राजा का प्रतिनिधि, वाइसराय । 
राजन्य (वि०) [राजन्‌ --यत्‌,] राजकीय, शाही, न्यः 
क्षत्रिय जाति का पुरुष । सम० बन्धुः क्षत्रिय । 
राज्यम्‌ [राजन्‌ +-यत्‌, नलोपः] 1. राजकीय अधिकार, 
प्रभृसत्ता 2. राजधानी, देश, साम्राज्य 3. प्रशासन 
4. सरकार । सम०---अधिदेवता राज्य को प्रधानता 
करने वाली देवता, अभिभावकदेव, परिकिया 
प्रशासन, लक्ष्मोः--श्रीः, प्रभुसत्ता की कीति, 
स्थितिः सरकार । 
राजिः - | (स्त्री) [ राज्‌+-इन्‌, डीप्‌ वा ] 1. पंक्ति 
जी | 2. काली सरसों 3. घारीदार साँप 4. खेत 
5. ताल जिह्वा, काकल । सम? फला एक प्रकार 
की ककड़ी । 
राणायनीयः 1. एक आचार्य का नाम 2. वेदिक शाखा का 
प्रवतंक । 
(वि०) प्रदत्त, अनुदत्त । 
रात्रिः-त्रो [रा-+त्रिपू, डीप्‌ वा] 1. रात 2. रात का अंघ- 
कार 3. हल्दी 4. ब्रह्मा के चार रूपों में से एक 5. दिन 
रात--मै० स० ८।१।१६ पर शा० भा०। सम० 
- आगमः रात का आना, दविषः सूर्य,-नायः चन्द्रमा 
भुजङ्कः-- मणिः चन्द्रमा,--सतरन्यायः मीमांसा का 
एक सिद्धान्त जिसके अनुसार अर्थवाद में वणित फल 
ही ग्रहण किया जाता हुँ जब कि विधि में कर्मफ़ल 
का वर्णन न किया गया हो । 
राधा [राध्‌+ अच्‌ +टाप्‌ | 1. वेशाख . महीने की पूर्णिमा 
2. भक्तिमत्ता । 
राम (वि०) [रम्‌ ‡घञ््‌ ण वा| 1. आह्नादमय, सुखद 
सुहावना 2. सुन्दर, लावण्यमय 3. श्वेत, मः तीन 
ख्याति प्राप्त ब्यक्ति (क) जमदग्नि का पुत्र परशुराम 
(ख) वसुदेव का पुत्र बलराम जिसका भाई कुष्ण था 
(ग) दशरथ और कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र, सीता- 
राम। सम० काण्डः गन्त का एक भ' तापन, 
- तापनी, तापनीय उपनिषद्‌ एक उपनिषद्‌ का 
नाम, -लोला उत्तरभारत में नवरात्र के दिनों में 
“रामायण' का नाटक के रूप में प्रस्तुतीकरण । 


रा० १।१४।६। सम? | रामण्यकम्‌ सौन्दर्य, मनोज्ञता । 


रामा (स्त्री) एक छन्द का नाम । 
रावितम्‌ [रु+-णिच्‌ + क्त] ध्वनि, स्वन -- स्यन्दने म्यश्च्युता 
वीरा झङ्करावितदुर्बला:ः रा० ७।७।१२। 
राजिः [अश्‌ --इञ्य्‌ बातोरुडागमश्च] 1. ढेर, संग्रह, समु- 
च्चय 2. संख्या (गणित में) ज्योतिष का घर 
जिसमें २३ नक्षत्र समिमलित होते हे । सम०--गत 
(वि०) बीजगणित विषयक, - षः ज्योतिष के एक 
घर का स्वामी, दे० राश्यधिप । 
राष्ट्रकः [ राष्ट्र +-कन्‌] दे० राष्ट्रिक । 
राष्टिकः [राष्ट्र --ठक्‌] 1. किसी देश का निवासी 2. राज्य 
का शासक 3. राज्यपाल । 
रासः[रास्‌+- घज्म ] 1. कोलाहल 2. शोर 3. वक्ता 4. एक 
प्रकार का नृत्य 5. श्रृंखला 6. खेल, नाटक । सम० 
~ केलिः वर्तुळाकार नाच जिसमें कृष्ण और गोपिका 
सम्मिलित होती हैं । 
रासायन (वि०) [रसायन + अण्‌] रसायनसंबंधी । 
रासायनिक (वि० [रसायन +ठक्‌] रसायन संबंधी । 
रिक्‍तीकृ (त॑ना० पर०) 1. रिक्त करना, खाली करना 
2. ले जाना, चुरा लेना 2. चले जाना । 
रिक्थजातम्‌ (नपुं०) (किसी मृतक व्यक्ति की) समस्त 
संपत्ति संपूर्ण आस्ति । 
रिष्टः [रिष्‌+-क्त] तलवार, कृपाण । 
रीतिः [री~- क्तिन्‌] नेसगिक संपत्ति, स्वाभाविक गृण । 
(वि०) [श्च्‌+मन्‌, नि० कुत्वम्‌] 1. उज्ज्वल 
चमकदार 2. सुनहरी,-क्सः । स्वर्णाभूषण 2. बतूरा। 
सम०--आभ (वि०) सोने की भाँति चमकीला-पात्री 
सुनहरी तश्तरी, पुद्ड (वि०) 1. स्वर्णशर से युक्त 
सुनहरी बाण वाला 2. सुनहरी मूठ वाला । 
रुचिप्रद (वि०) स्वादिष्ट, भूख लगाने वाला । 
| रुचिर (वि०) [रुच्‌ञ- किरच्‌] सुहावना, सुखद अथ वास- 
| वस्य वचनेन रुचिरवदनस्त्रिलोचनम कि० १२।१। 
| सम०--अङ्कदः विष्णु का नाम । 
वि०) [रुच्‌ +-किष्यन्‌] भूखवर्धक, भूख लगाने 
| वाला । 
| रुण्डः | रुण्ड्स-अच्‌] घोडी और खच्चर के मेल से उत्पन्न । 
| ख (वि०) [सिद्‌-रक्‌] 1. भयानक, भयंकर 2. विशाल 
| द्रः 1. ग्यारह देवगण, जो शिव का ही अपकृष्ट 
हे, शिव उनमें मुख्य है 2. अग्नि 3. ग्यारह की 
संख्या 4. यजुर्वेद का सूक्त जिसमें रूद्र को संबोधित 
किया गया हैं । सम० प्रयागः एक तीर्थकेन्द्र का 
| नाम,--यामलम्‌ एक तन्त्र ग्रन्थ का नाम,-- वीणा एक 
| प्रकार को वीणा । 
! इंद्रट: अलंकार शास्त्र के एक लेखक का नाम । 


१ १३२५ } 


रुद्धा [ रुघ्‌+ क्त-{-टाप्‌ ] घेरा डालना । 

रुद्धमूत्र (वि०) [ ब० स० ] मूत्रावरोघ से रुग्ण व्यक्ति । 

इघिरः,--रम्‌ [ रुध्‌ ‡-किरच्‌ ] 1. लाल रंग 2. मंगल ग्रह 
3. खून, रक्त 4. जाफरान । सम० 
खून में भीगा हुआ ! 


रुदत्सा | रुध्‌ + सत्‌ +टाप्‌, धातोद्वित्वम्‌ | अवरोध करने | 


की इच्छा । 

चवथः [ रु +-अथः, कित्‌ ] कुत्ता ! 

रूढ (वि०) [ रुह्‌ 4-क्त ] 1. चढ़ा हुआ, सवार, लदा 
हुआ 2. दूर-दूर तक विख्यात--आसक्ता बूरिय रूढा- 
नाकि० ११।७।७। सम० बंश (वि०) उच्च कुल 
का,--ब्रण (वि०) जिसके घाव भर गये हों । 

रूढि: | रुह्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. वृद्धि, विकास 2. जन्म 3. निर्णय 
4. प्रथा, रिवाज 5. प्रचलित अर्थ । 

रूक्ष (वि०) [ रूक्ष ~-अच्‌ ] 1. कठोर, रूखा 2. तीखा, 
चटपटा 3, चिकनाई से रहित (जैसे भोजन) -- क्ष: 
1. वृक्ष 2. कठोरता, रूखापन,--क्षम्‌ 1. दही की 
मोटी तह 2. काली मिर्च । सम० भादः रूखा भाव, 
अभित्रत्व का रुझान,--वालुकम्‌ मघ मक्खियो से 
प्राप्त शहद । 

रक्षित (वि०) [ रूक्ष्‌ +क्त ] कोपाविष्ट, क्रुद्ध । 

रूप्‌ ( चुरा० उभ०) वर्णन करना सविस्मयं रूपयतो 
नभश्चरान्‌--कि० ८।२६। 

रूपम्‌ [ रूप +-क, अच्‌ वा ] 1. सूरत, आकृति 2. रंग का 
भेद (काला, पीला आदि) 3. कोई भी दृश्य पदार्थ 
4. नैसगिक स्थिति, प्राकृतिक दशा 5. सिक्का (जसे 
कि रुपया) । सम०-- उपजीवनम्‌ सुन्दर था मोहक 
रूप के द्वारा जीविका लाभ करना महा० १२। 
२९४५, --ध्येयम्‌ सौन्दर्य, खूब सूरती--परिकल्पना 
रूप मरना, रूप धारण करना, --भागापवाद: किसी 
इकाई को भिन्तो में परिवर्तित करना, विभाग: 
किसी पूर्णाक को भिन्न राशियों में विभक्त करना 
~~ नृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । 

रूप्यम्‌ [ रूप्‌+ यत्‌ ] 1. चाँदी 2. मुद्राद्धित सिक्का 
3. नेत्रांजन । सम»  घौतम्‌ चाँदी । 

रूष (वि०) [ रूष्‌ --अच्‌ ] कड़वा । 

रेखामात्रम्‌ (अ०) पंक्ति से भी, रेखा द्वारा भी । 

रेणुः (पु०, स्त्री०) [ रीयतेः णु: | 1. घूल, घूल कण, रेत 
2. फूलों की रज 3. एक विशेष माप-तोल । सम० 
"उत्पात: घूल का उठना,--गभः एक घंटे तक चलने 
वाली बालू की घड़ी । 


प्लावित (वि०) | 


| रेणुकातनयः | [ ५० त० ] परशुराम का विशेषण । 

रेणुकासुतः 

रेतस्‌ (नयुं०) [ रो -†-असुन्‌, तुट्‌ च ] 1. वीयं, बीज 
2. धारा, प्रवाह 3. प्रजा, सन्तान 4. पारा 5. पाप । 
सम? सेकः मेथुन, संभोग,--स्खलनम्‌, वीर्य का गिर 
जाना । 

रेफः 1: 'वरर' शब्द 2. "र्‌ अक्षर 3. शब्द कण्ठे च 
सामानि समस्तरेफान्‌ --भाय० ८।२०।२५। सम? 
- विपुला एक छन्द का नाम, संधि: 'र्‌' का श्रुति- 
मबुर मल । 

। रेबलः | रेवती --अण्‌ | 1. वादल 2. पांचवे मनु का नाम । 

रोक्यम्‌ [ रोक ;-यत्‌ | रुधिर, खून । 

रोग: [ रुज्‌ {-घञ्ञ्‌ | 1. बीमारी, कष्ट 2. रुग्ण स्थान । 
सम० उल्बणता रोगों का फूटना, ज्ञः डाक्टर, 
रोगियों का निकित्सक,--ज्ञानम्‌ रोग का निदान, 

- प्रेष्ठः वुखार,-- दम: रोग का दूर हो जाना । 

रोचकः [ रुच्‌ +-ण्वुलू ] शीशे का काम करने वाला या 
कृत्रिम आभूषणो का निर्माता,--रा० २।८३।१३ । 

| रोधस्‌ (नपुं०) | रुध्‌ :-असून ] 1. तट, किनारा 2. पहाड़ 
का ढलान (जैसा कि 'पर्वत रोबस्‌' में) । 

रोप: [ रुह +णिच्‌, हस्य पः, कर्मणि अच्‌ ] 1. रोपण 
करना, पौध लगाना 2. स्थापित करना 3. बाण, तीर । 
सम० शिखी बाणों से उत्पन्न अग्नि -ने० ४1८७ । 

रोपित (वि०) [ रुह +-णिच्‌+ क्त ] 1. पौध लगाई हुई 
2. जड़ा हुआ रत्न 3. निशाना बांधा हुआ (बाण) । दो 

रोमन्‌ (नपु०) ¡रु +-मनिन्‌ | 1. शरीर के बाल 2. प 
के पंख 3. मछलियों की त्वचा । सम०---सूची बालों 
में लगाने की सुई । 

रोमझ (वि०) [ रोम--श ] 1. बालों वाला, ऊनी 
2 स्वरों के अशुद्ध उच्चारण से युक्त । 

रोमशी [ रोमश+-ङीप्‌ | गिलहरी । 

रोषणता [ रोषण - तल | क्रोध, गुस्सा । 

रोहः [ रुह्‌ +अच्‌ ] 1. ऊँचाई 2. वृद्धि, विकास 
3. कली, अंकुर 4. जननात्मक कारण । 

रोहिणी [ रोह--इनि-।-डीप्‌ ] 1. लाल रंग की गाय 
2. पाँच तारों का पुंज--रोहिणी नक्षत्र 3. वसुदेव की 
पत्नी और बलराम की माँ 4. बिजली 5. एक प्रकार 
का इस्पात । सम०- तनय: बलराम, योग: रोहिणी 
का चन्द्रमा के साथ संयोग । 

रोद्र (वि०) [ रुद्र+अण्‌ ] 1. रुद्र की भाँति प्रचण्ड 
2. भीषण भयंकर 3. रुद्र विषयक, रुद्र संबंधी । 


( १३२६ ) 


छ 


लक्षम्‌ [लक्षा अच्‌] 1. एक लाख 2. चिह्न, निशान 
3. दिखावा, बहाना, घोखा। सम०-अर्चनम्‌ एक 
लाख फूलों के उपहार से पूजा करना,--दीपः मन्दिर 
में एक लाख दीपक एक साथ जलाना । 

लक्षणम्‌ [लक्ष्‌ +ल्युट्‌] 1. चिह्न, संकेतक, टोकन 2. परि- 
भाषा 3. शरीर पर सोभाग्यशाली चिहण 4. नाम 
5. उद्देश्य 6. मंथुनेन्द्रिय । सम०--क्मन्‌ (नपुं०) 
परिभाषा 1 

लक्षणा 1. दुर्योधन की पुत्री का नाम 2. तीन शब्दशक्तियों 
में से एक । 

लक्षितलक्षणा संकेत द्योतक इंगित, गौण संकेत, एक ऐसा 
संकेत जिससे कोई अन्य संकेत मिले--मै० स० १०] 
५1५८ पर शा० भा० । 

लक्ष्मन्‌ (नपुं०) [लक्ष्‌-मनिन्‌] 1. चिह्न 2. धब्बा 
3. परिभाषा 4. मुख्य, प्रधान 5. मोती । 

लक्ष्मी [लक्ष नई, मुट च] 1. दौलत, समृद्धि, घन 
2. सौभाग्य, खुशक्िस्मती 3. सौन्दर्य, आभा, कान्ति 
4. घन की देवता । सम०--कटाक्षः धन की देवता 
का आशीर्वाद, अनुग्रह, नारायणः विष्णु का विशेषण, 
--विबतंः भाग्य का फेर,-- सनाथ (वि०) सौन्दर्य से 
युक्त, सौभाग्यशाली । 

लक्ष्यम्‌ [लक्ष्‌-यत्‌] 1. ध्येय, उद्देश्य 2. चिह्न, टोकन 
3. वह्‌ वस्तु जिसकी परिभाषा की गई हैँ 4. गौण 
अर्थ, अप्रत्यक्ष अर्थ । सम० अभिहरणम्‌ पारितोषिक, 
ले उड़ना, -ग्रहः निशाना बाँधना,--सिद्धिः, अपने 
डद्देश्य में सफलता । 

लग्न (वि०) [लग्‌+-क्त] शुभ, मांगलिक,-ग्नम्‌ 1. वह 
बिन्दु जहाँ ग्रहपथ मिलते हैं 2. क्रान्तिवृत्त का बिन्दु 
जो किसी दत्त काल में क्षितिज या याम्योत्तर रेखा 
पर होता है । सम० पत्रिका जन्म समय या विवाह 
संस्कार के मुहूर्तादिक विवरण से युक्‍त एक मांगलिक 
पत्रिका, जन्मपत्रिका, या विवाह पत्रिका । 

लगणः पलकों का एक विशेष रोग । 

लगुडहस्तः [ब० स०] दण्डधारी । 

लघु (वि०) [लङ्घ्‌ न. कु, नलोपः] 1. हल्का "2. छोटा 
3. थोड़ा, संक्षिप्त 4. मामूली 5. ओछा, अधम, 
6. दुर्बल 7. चुस्त, फुर्तीला 8. द्रुत 9. आसान 10. मुदु 
11. सुखद 12. प्रिय, सुन्दर 13. सब प्रकार के भारों 
से मुक्‍त --अनोकशायी लघुरल्पप्रचारः--महा० १। 
९१।५। सम०-- कोष्ठ (वि०) हल्के पेट वाला 
--कौमुदी व्याकरण की एक पुस्तक,--तालः संगीत 
की माप का एक भेद,--नाखिका छोटी नली, 
-पाक (वि०) आसानी से पचन योग्य, - प्रमाण 
(वि०) आकार प्रकार में छोटा सा, -- योगवासिष्ठम्‌ 


योग-वासिष्ठ का सारसंग्रह, शेखर संगीत की 
एक माप । 

लघूकृ (तना० उभ०) 1. हल्का करना, वोझ घटाना 
2. छोटा करना, घटाना । 

रूघ्वी (स्त्री०) [लघु +ङीप्‌] छोटी, थोड़ी, कम लघ्वी 
पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 

लड़नी [लङ्गन--ङीप्‌] लकड़ी या रस्सी जिस पर कपड़े 
सुखाने के लिए लटका दिये जाय । 

लङ्झिमन्‌ [लङ्ग्‌ + इमनिच्‌] 1. सौन्दर्यं 2. संघ, एकता । 

लङ्घनम्‌ [लङ घ्‌+-ल्युट्‌] 1. अतिक्रमण 2. उपवास करना 
3. मैथुन, गर्भाधान । 

लज्जाकृतिः (स्त्री०) लज्जा का झूठ-मूठ प्रदर्शन । 

लतारदः (पुं०) हाथी । 

लब्ध (वि०) [लभ्‌--क्त] 1. प्राप्त, अवाप्त 2. गृहीत 
३. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त, समझा गया 4. (भाग करने 
के फलस्वरूप) प्राप्त, उपलब्ध 1 सम०-- अनु 
(वि०) जिसने अनुमति प्राप्त कर ली हे, तीथं 
(वि०) जिसने अवसर से लाभ उठा छिया हैं, 
--प्रतिष्ठ (वि०) जिसने कीति प्राप्त कर ली हैं, 
जिसने अपनी साख जमा ली है, सम्मानित, --प्रसर 
(वि०) स्वतंत्रतापूर्वक इधर-उधर घूमने वाला, 

प्रसाद (वि०) अनुग्रह-प्राप्त, प्रिय, धुत (वि०) 

विद्वान्‌, - संज्ञ (वि०) जिसने सुधबुध प्राप्त कर ली 
है, जो होश में आ गया हे । 

रूम्बदन्ता एक प्रकार की मिर्च । 

लम्बरा कम्बल का एक भेद । 

लम्भा एक प्रकार का बाड़ा, घेर । 

लयशुद्ध (वि०) (संगीत०) वह गाना जिसकी लय और 
ताल सही हो, जिसमें सामंजस्य हो । 

रूलन्तिका मस्तक के ऊपर पहना जाने वाला एक आभू- 
षण झूमर, म्पुंगारपट्टी-ललन्तिकालसत्फाला~(ललिता 
त्रिशती स्तोत्र) । 

ललामन्‌ [लल्‌ --इमनिच्‌] 1. आभूषण, अलंकार 2. एक 
छन्द का ताम । 

ललित (वि०) [लल्‌ +-कत] 1. मन्रोरम, सुन्दर 2. सुखद 
सुहावना । सम०--प्रियः (संगीत०) एक गान की 
लय या माप,--वनिता सुन्दर स्त्री, -- विस्तरः बुद्ध 
के जीवन पर लिखा गया एक ग्रन्थ,---बिस्तारः एक 
छन्द का नाम । 

ललिता संगीत की एक लय । 

दाणा ललिता देवी । 

लल्ितासहत्रतामन्‌ ललिता के हजार नाम । 

लवः [लू +अप्‌] 1. तोड़ना, कादना 2. खेती काटना, 


( १३२७ ) 


छावनी करना । सम०--इप्सु (वि०) खेती काटने 
का इच्छूक । 

लवङ्गः [झू न-अङ्गच्‌] लौंग का पौधा, ङ्कम्‌ लौंग 
सम० - कालिका लौंग । | 

लबण: [ लू-ल्युट्‌, पृषो० णत्वम्‌ ] 1. नमकींन स्वाद 
2. एक राक्षस का नाम 3. एक नरक का नाम, 
~-भम्‌ 1. नमक 2. कृत्रिम नमक । सम०--पाटलिका 
नमक की थैली,-- शाकम्‌ नमकीन सब्जी । 

रूवणित (वि०) [ लवण-|-इतच्‌ ] नमकीन, लवणयुक्त । 

लूसदंशु (वि०) [ ब० स० ] जिसकी किरणें चमकती हैं! 

लाक्षारसः महावर या अलक्त का रस-लाक्षारससवर्णाभा- 
ललिता त्रिशती स्तोत्र । 

लाङ्गलम्‌ [ लङ्ग्‌+-कलच्‌ पृषो० वृद्धिः ] 1. हल 2. हलकी 
शक्ल का शहतीर 3. ताइ का वृक्ष 4. वृक्ष से फल 
एकत्र करने का बाँस 5. एक फूल का नाम । 

लाङ्गला नारियल का पेड़ । 


लाङ्गली केवांच का वृक्ष, गजपीपल - निवृत्तगृहसङ्गतिभ्रे- 
मत एव तन्व्यास्तवस्तनद्वयमियद्वपुः पथिक जातमुद्यौ- 
वनं इतीव वदति स्फुटं कुसुमहस्तम्‌द्यम्य सा ज्रमद्‌- 
भ्रमरमण्डलक्वणितपेशला लाङ्गली--जानकी० ११। 
९५। 


लाडगूलविक्षेपः re | पूंछ हिलाना । 

लाजपेया: चावल का मांड । 

लाभः [ लभू +-घञ्ग्‌ ] 1. गडा हुआ घत--मनु० १०] 
११५ 2. फायदा, आय । सम०--विद्‌ (वि०) जो 
यह समझता हे कि लाभ क्‍या चीज है- लेभे लाभ 
विदां वरः---रा० च०। 

लालाध: अपस्मार, मिर्गी । 

लाव: लवा नामक पक्षी, बटेर । 

लावाणकः एक द्वीप का नाम । 

खानम्‌ पकड़ना, ग्रहण करना-तोमराङ्कूशलासनैः 
-महा० ७।१४२।४५ । 

लासिक (वि०) [ लस--ठक्‌ ] नाचने वाला--शि० 
१३।६६। 

लिखित (पुं) [ लिख +-तच्‌ ] चित्रकार । 

लिगुः | लिग्‌+-कुः ] 1. हरिण 2. मूं, बुद्धू 3. ऋषि, 


मुनि। 

लिङ्गम्‌ [ लिड्ग--अच्‌ ] 1. चिल्ल निशान 2. प्रतीक, 
विशिष्टता 2. रोगका लक्षण 4. शारीरिक सत्ता 
~ योगेन घृत्युद्यमसत्त्वयृक्तो लिङ्ग व्यपोहेत्‌ कुशलो- 
ऽहमाख्यम्‌--भाग० ५।५।१३ । सम» आयताः वीर 
शेवों का संप्रदाय, --पीठम्‌ 'शिवलिङ्ग' मृति जिस पर 
विराजमान है वह चौकी, - शास्त्रम्‌ लिङ्ग ज्ञान पर 
व्याकरण का एक ग्रन्थ । 


१६७ 


लिङ्भालिका चुहिया, छोटी मूसी । 

लिपिः [ लिप्‌+-इक्‌ ] 1. लेप 2. लेख 3. अक्षर, वर्णमाला 
4. बाहरी सूरत । सम० --कमंन (नपुं) आलेख, 
चित्रण, संनाहः कलाई पर पहनी जाने वाली पहुँची, 
रक्षाबन्धन । 

लिष्तम्‌ [ लिप्‌+-क्त ] 1. लिपा हुआ, सना हुआ, 2. खाया 
हुआ, 3. बलगम, कफ । सम०--वासित लिपी हुई 
सुगन्ध से सुगन्धित,-- हस्त (वि०) सने हुए हाथों 
वाला । 

लुञ्चितकेशः जिसने अपने बाल छंटवा कर छोटे करा 
लिए है । 

लुञ्ज्‌ (चुरा० उभ०) बोलना, चमकना । 


लुण्ठनम्‌ [ लुण्ट्|-ल्युट्‌ | 1. लूटना 2. विरोध करना, 
बाघा डालना । ५ 

लुप्‌ (व्या० में) लुप्त होना, मिटना, भूलचूक होना । 

लुस्बिनी बुद्ध का जन्मस्थान । 

लुस्तम्‌ धनुष का किनारा । 

लूतातः चींटा, मकौंड़ा । 

लन (वि०) [छू क्त] 1. कटा हुआ 2. तोड़ा हुआ 
3. (फूल आदि) एकत्र किये हुए 1 सम०--पाष:, 
दुष्कृतः जिसका पापों से छुटकारा हो चुका है, 
--विष (वि०) जिसकी पूंछ में विष लगा हो । 

लेख: [ लिख्‌ +-घञा ] 1. लेख, लिखित दस्तावेज़ 2, पर- 
मात्मा, देवता 3. खरोंच । सम०-अनुजीविन्‌ 
भगवान्‌ का सेवक,-- प्रभु: इन्द्र--लब्घं न लेखप्रभु- 
णापि पातुं -ने० २२।११८,--स्खलितम्‌ लिपिकार 
से की गई अशुद्धि । 

लेखिका थोड़ा आघात, सहलाना । 

लेखित (वि०) [ लिख्‌ +-णिच्‌+-क्त ] लिखाया गया । 

लेला (केवल करण कारक--लेलया-के रूप में प्रयुक्त) 
कांपना, हिलना । 

लेलितक: गंघक । 

खेङ्ग (वि०) [ लिद्धून-अण्‌ ] शब्द के लिङ्ग से संबंध 
रखने वाला,-ङ्कम्‌ अठारह पुराणों में से एक पुराण 
का नाम । सम०--धूमः अज्ञानी पुरोहित । 

लोक: [ लोक्‌+-घञ्ञ्‌ ] 1. संसार, विश्वका एक भाग 
2. पृथ्वी, भूलोक 3. मनुष्य जाति 4. प्रजा 5. समूह 
6. क्षेत्र 7. दृष्टि 8. वास्तविक स्थिति, प्रकाश 
इच्छामि कालेन न यस्य विष्लवस्तस्यात्मलोकाव- 
रणस्य मोक्षम्‌--भाग० ८।३।२५ 9. विषय, भोग्य- 
वस्तु--उपपत्त्योपलब्धेषु लोकेषु च समो भव--महा० 
१२।२८८।११ । सम०--अनुग्रहः मनुष्य जाति की 
समृद्धि, अनुवृत्तम्‌ लोकमत के अनुसार, जनसाधारण 
की आज्ञाकारिता, -अभिलक्षित (वि०) जिसे जनता 
चाहे, जनप्रिय, उपक्रोशनम्‌ लोगों तें बुरी अफवाह 


(१३२८ ) 
फैलाना--दश० २।२,--बस्मक (वि०) समाज | लोमटकः लोमड़ । 
को धोखा देने वाला, सामाजिक ठग, धर्म: सांसारिक | लोमविष (वि०) [ ब० स० ] जिसके बालों में जहर भरा हो। 


कतव्य, नाथः सूर्य,--परोक्ष (वि०) संसार से 
छिपा हुआ, . प्रत्ययः सवका विश्वास, विश्व का 
प्राबल्य, ` भतू (वि०) जनसाधारण का पालक पोषक, 
-- यज्ञः संसार के प्रति भला रहने की इच्छा लोक- 
षणा--महा० १०।१८।५ पर शा० भा०,--राबण 
(वि०) संसार को कष्ट देने वाला--रा० ३।३३।१, 
-- बतनम्‌ लोकव्यवहार जिससे संसार की स्थिति 
बनी रहे, - विरुद्ध (वि०) लोकमत के विपरीत 
बिसः 1. संसार का अन्त 2. गौण सृष्टि 
संबाधः जनसमुदाय,--सुन्दर (वि०) जिसके 
सौन्दर्य की सब लोग प्रशंसा करें । 
लोकसात्‌ (अ०) लोगों की भलाई के लिए । 
लोचनम्‌ | लोच्‌ + ल्युट्‌ | 1. दर्शन, दृष्टि, ईक्षण 2. आँख । 
म०--अञ्चलः आँख की कोर, आपात: झांकी, 
~-आवरणम्‌ पलक,--परुष (वि०) देखने में विकराल । 
लोभः | लुभू+घव्म ] 1. लालच, लालसा 2. इच्छा 
प्रबल चाह 3. विस्मय, घबराहट, उलझन । सम० 


7 अभिपातिन्‌ (वि०) जो लालसा के कारण भागता | 


--मोहित (वि०) लालच से अन्धा । 


बंश्ः [ वम्‌ +-श ] 1. संगीत का एक विशेष स्वर 2. बाँस : 
सम०--कर्मन्‌ बाँस : 


3. अहंकार, अभिमान 4. कुल । 
की दस्तकारी, . - कृत्यम्‌ बंसरी बजाना, धरः 
किसी कुल में उत्पन्न,-पत्रपतितम्‌ सत्रह मात्राओं 
का एक छन्द, षात्रम बांस की बनी टोकरी, 


"बाह्य: कुल से निष्कासित,-ख्राह्मणम्‌ सामवेद ' 
ब्राह्मण का मूळ पाठ, लून (वि०) संसार में अकेला ' 


“वनम्‌ बाँसों का जंगल, बर्घनः पुत्र,--ऽविस्तरः 
वंशावली --स्थविलम्‌ एक छन्द का नाम । 

बश्यः बन्धुः, संबंधी, अपने कुल का । 

वक्तुकाम (वि०) बोलने की इच्छा वाला, 

बक्तुमनस्‌ (वि०) बोलने का इच्छुक । 


वक्तुप्रयोक्त्‌ (वि०) सिद्धान्तिक और प्रायोगिक (राज- : 


नीतिज्ञ 

(वि०) [ वङक्‌ + रन्‌ पृषो० नलोपः] 1. टेढा, मड़ा 
हुआ 2. गोलमोल, अप्रत्यक्ष 3. घुंधराले 4. बेईमान 
कपटी, जालसाज़, कः---4, मंगलग्रह 2. शनिग्रह, क्रम्‌ 
1. (ग्रह की) टेढ़ी चाल 2. नदी का मोड़ । सम० 


लोमशकर्ण: बिल में रहने वाळे जन्तुओ की एक जाति । 
रोलकर्ण (वि०) प्रत्येक की सुनने वाला । 
लोलम्ब: भौरा, भ्रमर । 
लोष्टगुटिका मिट्टी की गोली । 
लोष्टायते (ना०० धा० आ०) ढेले के समान समझना । 
लोहः [ लूयतेऽनेन-ल्‌ +-ह | 1. लोहा 2. इस्पात 3. ताँबा 
4. सोना 5. अगर की लकड़ी । सम०--अग्रम लोहे 
की नोक,-उच्छिष्टम्‌ --उत्यम्‌ किट्टम्‌ मलम्‌ लोहे 
का जंग, कुम्भी लोहे की घड़िया,--चमंवत्‌ धातु की 
तश्तरी से ढका हुआ मात्र: बर्छी । 
लोहित (वि०) [ रुह+इतन्‌, रस्य लः ] 1. आँख की 
पलकों का एक रोग 2. एक प्रकार का मूल्यवान्‌ 
पत्थर, रत्न ! 
| लोहयम पीतल ! 
लौकिक (वि०) [ लोक--ठक्‌ ] 1. सांसारिक 2. सामान्य 
3. देनिक जीवन संबंधी । सम०---अग्निः सामान्य 
आग जो यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त न होती हो, --न्यायः 
सामान्यतः माना हुआ न्याय । 
। लोहह्यास्त्रम्‌ धातुविज्ञान, घातुशोधन विद्या । 


आख्यम्‌ टीन, जस्त,--इतर (वि०) सीधा, 
कीलः अऊकुश,--गुल्फः ऊॅट,--तालम॒ एक विशेष 
वातोपकरण, रेखा टेढी लाइन । 
बड्भेरिका, | चंगेरी, बाँस आदि की बनी टोकरी । 
: करी 
वचनम्‌ [ वच्‌ +ल्युट्‌ | 1. बोलने की क्रिया 2. वक्तृता 
3. पाठ करना 4. उपदेश, घामिक पुस्तक का अंश 


5. आज्ञा, आदेश 6. परामर्शं, अनुदेश । सम० 
अवक्षेपः अपशब्दो से युक्त बात, उपन्यासः सुझा- 
वात्मक वक्‍तृता, क्रिया आज्ञाकारिता, गोचर 
(वि०) बात चीत का विषय बनाने वाला, गौरवम 


शव्दों का आदर करना -- पितुर्वचनगौरवात्‌ --रा० 
१,- व्यक्तिः किसी उक्ति की यथार्थ सार्थकता । 

बचोहरः दूत, रालची । 

वचस्विन्‌ (वि०) वाकूपटु, बोलने में चतुर-- इतीरिते 
वचसि वचस्विनामूना शि० १७।१। 

| उक्तवर्जेम्‌ (अ०) सिवाय उसके जो कह दिया हे । 

उक्तिः [ वच्‌ †-क्तिन्‌ ] 1. न्याय, कहावत 2. वाक्य 


( १३२९ ) 


3. वक्तृता, वक्तव्य, अभिव्यक्ति 3. शब्द की वाक्य 
शक्ति । 

वज्त्रः | वजन रन्‌ | 1. बिजली, इन्द्र का शस्त्र 2. रत्न 
की सुई 3. रत्न, जवाहर 4. एक प्रकार का कुश 
ग्रास 5. एक प्रकार का सैन्य व्यूह । सम० अंशुकम्‌ 
घारी दार कपड़ा, अङ्कित (वि०) 'वज्ञायृध के 
चिह्न से मुद्रित,--आकार (वि०), - आकृति (वि०) 
वज्र की शक्ल वाला--कौट: एक प्रकार का कोडा, 
“>पञ्जरः सुरक्षित आश्रयगृह, - म्‌खः 1. एक प्रकार 
का कीड़ा 2. एक प्रकार की समाधि । 


वस्त्रकम्‌ [ वज -कन्‌ ] हीरा, जवाहर । 

बटः [ वट्--अच्‌ ] 1. बड़ का पेड़ 2. गंधक 3. शतरंज 
की गोट । सम० दल:,--पत्रम्‌,--पुटस्‌ बड़ का 
पत्ता । 

बडवा [ बल +-वा-+-क--ठाप ] 1. घोडी 2. एक नक्षत्र- 
पुंज जिसे 'घोड़ी के सिर' के प्रतीक से व्यक्त किया 
जाता है । 

बणिज्‌ (पुं०) [ पणू--इजि, पस्य वः] 1. व्यापारी, 
सौदागर 2. तुला राशि। सम० कटक: काफला, 
-"वहः ऊँट, - वीथी बाजार । 

बत्‌ | 'मतुपू'] अधिकरण अर्थं में तथा “योग्य” अर्थ में 
कगने वाला मत्वर्थीय प्रत्यय--मे० सं० १६।२।५१ 
पर झा० भा० । 

बतु (अ०) विस्मयादि द्योतक अव्यय। सुनो’ 'बस' 
“चुप” अश्रं को प्रकट करता हूँ । 

बत्सः [ वद्‌ +सः | 1. बछडा 2. लड़का, पुत्र 3. सन्तान, 
बच्चा 4. वर्ष, 5. एक देश का नाम। सम०- अनु- 
सारिणी, लघु और दीघं मात्रा का मध्यवर्ती क्रम भंग 
या अन्तर, पदम्‌ तीर्थ, घाट, उतार। 

वत्सायितः [ वत्स+-क्यच्‌+-णिच्‌+-क्त ] बछड़े के रूप 
में संवर्तित - वत्सायितस्त्वमथ गोपमणायितस्त्वम्‌ 
+जनारा०। 

वदनम्‌ [ वद्‌]ल्युट्‌ ] 1. चेहरा 2.. मुख 3. सूरत 
4. सामने का पक्ष 5. पहेली राशि 6 त्रिकोण का 
शिखर । सम० आमोदमदिरा मुख में मघुरगंघ से 
युक्त सुरा,--उदरम्‌ जबड़ा, ` पडूजम्‌ मुखारविन्द, 
कमल जैसा मुख, --पवनः श्वास, सांस । 

वधः [ हन्‌ --अप्‌, वधादेश: ] 1. भग्नाशा 2. (बीज० में) 
गुणनफल 3. हत्या, कतल । सम० राशिः जन्माङ्ग 
में छठा घर । 

वधिकः,-कम्‌ कस्तूरी, मुश्क । 

वधूकाल: वह समय जब कि कन्या दुलहिन बनती हूँ । 

वघूवरम्‌ नवविवाहित दम्पति । 

वध्यवासस्‌ | ष० त० ] लालरंग के वस्त्र जो प्राणदण्ड 
प्राप्त पुरुष को फांसी देने के समय पहिनाये जाते है । 


वनम्‌ [ वन्‌+-अच्‌ ] 1. जंगल 2. वृक्षों का झूंड 3. घर 
4. फुव्वारा 5. जल 6. लकड़ी का पात्र 7. प्रकाश 
की किरण 8. पर्वत । सम०--आश (वि० ) केवल 
जल पीकर जीने वाला, - उपल: गोवर कें उपल, 
गोहे,--ओषधि: जंगली जढ़ी बूटी,-- भूषणी कोयल, 
-- हासः काश नाम का घास । 
वन्दनकम्‌ सम्मानपूर्णं अभिवादन । 
बन्य (वि०) [ वन--यत्‌ ] 1. जंगली 2. लकड़ी का 
बना हुआ, न्थः (पुं) बन्दर--जशध्नुवेन्योद्च 
नेऋँता:--रा० ३।२८७।२९ | सम०--वृत्ति (वि०) 
जंगली उपज पर ही रहने वाला । 
वपनम्‌ [ वपु--ल्युट्‌ ] 1. बीज बोना 2. हजामत करना 
3. वीयं 4. क्षुर, उस्तरा 5. करीने से रखना, व्यवस्थित 
करना । 
बपा | वप्‌+-अच्‌+-टाप्‌ ] 1. चर्बी 2. बिल, विवर 
3. दीमकों द्वारा बनी नमी 4. उभरी हुई मांसल 
नाभि । 
वपुष्मत्‌ (वि०) [ वपुस्‌+-मत्‌ ] 1. शरीर घारी 2.हृष्ट- 
पुष्ट 3. क्षतविक्षत, खण्डित । 
वप्रन्प्रम्‌ [ वप्‌-रन्‌ | 1. फसील, परिवार, परकोटा 
2. ढलान 3. समुच्चय 4. भवन की नींव । 
वप्रा वाटिका की क्यारी । 
वमथुः [ बम्‌--अथुच ] खाँसी । 
वमन: [ वम्‌-ल्युट्‌ | 1. रूई का छीजन 2. सन, सुतली, 
पटुआ । 
वयोबाल (वि०) अवयस्क वालक, थोड़ी आय का 
बालक । "न 
वयुनम्‌ [ वय्‌--वनन्‌ ] (वेद०) कर्म, कार्य-- विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वानू--ईश० १८। 


बर (वि०) [ वृ‡-अप्‌ ] उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया, अनमोल, 
—रः 1. वरदान 2. उपहार, पारितोषिक 3. इच्छा 
4. प्रार्थना 5. दान 6. दूल्हा 7. जामाता । सम० 
- अरणिः माता--रा० ७।२३।२२, --आरहः बेल, 
“इन्त्री पुराना गौड देश,--प्रेषणम्‌ विवाह संस्कार 
का एक भाग जिसके अनुसार दुल्हे के मित्र किसी 


विशेष परिवार में दुलहन की खोज के लिए जाते हैं 
" पुरुषाः श्रष्ठजन, - लक्षणम्‌ विवाह में संस्कार 
की बातें । 


बरासिः [ ब० स० ] खड्गधारी, तलवार रखने वाला 1 

वराहपुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक । 

वरिवसित्‌ (वि०) [ वृ+असुन्‌ >-वरिवस्‌- तृच्‌ ] पुजा 
करने वाला--न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि 
>शिव० 

वरिवस्यति (ना० घा० पर०) अनुग्रह करना, कृपा 
करना । 


( १३३० ) 


वरुणात्मज: [ ष० त० | जमदग्नि ऋषि का नाम । 

वरेण्यः गणेशमाहात्म्य में वागत एक राजा का नाम । 

वर्गाष्टकम्‌ [ष० त० ] व्यंजनों के आठ समूह । 

वर्योत्तमम्‌ 1. अनुनासिक वर्ण 2. ज्योतिष में किसी 
विशेष की उच्चता को प्रकट करने वाला शब्द । 

वर्गोकत (वि०) | वर्ग-+च्वि--कृ-क्‍्त ] श्रेणियों में 
विभक्त जिसके समुदाय बने हुए हों । 

वर्ण: [ वर्णं +अच्‌ | 1. रंग 2. सूरत, शक्ल 3. मनुष्यों 
की जाति 4. अक्षर, ध्वनि 5. शब्द, मात्रा 6. यश 
7. प्रशंसा 8. चोंगा 9. गीतक्रम । सम० - अनुप्रासः 
अक्षरों का अनुप्रास अलंकार,--अन्तरम्‌ 1. भिन्न जाति 
2. स्थानापन्न अक्षर,--अवकृष्टः शूद्र-- अवर 
(वि०) जाति की दृष्टि से अधम ओछा,--तर्णकम्‌ 
ऊनी कालीन,---परिचय: संगीत में दक्षता, - भेदिनी 
मोटा अनाज, (बाजरा, कोदों), - विक्रिया 1. अक्षरों 
में परिवर्तन 2. जाति में परिवर्तन । 

वर्णकः [ वर्ण+-ण्वुल्‌ ] 1. वक्ता, वर्णन करने वाला 
2. आदर्श, नमूना । 

बाणः [ वर्ण --इन्‌ ] 1. सोना 2. सुगन्ध । 

वतनम्‌ [ वृत्‌+- ल्युट्‌ ] 1. होना, रहना 2. ठहरना, बसना 
3. कर्म, गति 4. जीविका 5. जीवित रहने का साधन 
6. आचरण, व्यवहार 7. मजदूरी, वेतन 8. तकवा 
9. जिससे रंगा जाय _ निहितमलक्तवर्तनाभिता म्रम्‌ 
न्ूकि० १०।४२ 10. बार बार दोहराया गया 
शब्द 11. काढ़ा बनाना । सम०-- विनियोग: मजदूरी 
बाँटना । 


वर्तमानम्‌ [ वृत्‌ +- शानच्‌ ] विद्यमान काल, मौजूदा समय । 


सम०-- आक्षेपः वर्तमान का विरोध,--काल: मौजूदा 
समय। 

बतिः [ वृत्‌ +-इन्‌ ] अस्थिभङ्ग के कारक सूजन । 

बर्तिका [ वृत्‌ त-तिकन्‌ ] यष्टिका, छाठी--पलाशव तिकामे- 
कां बहतः संहतान्‌ पथि महा० १।३१।८। 

बतित [वृत्‌+-क्त ] 1. मुडा हुआ, लूढ़का हुआ 2. उत्पादित 
निष्पन्न 4. खर्च किया हुआ, बीता हुआ । 

बतिन्‌ (वि०) [ वृत्‌+णिनि ] आज्ञा मानने वाला । 

बत्मन्‌ (नपुं०) [ वृत्‌ +-मनिन्‌ ] 1. पथ, मार्ग, रास्ता 
2. कमरा,कक्ष 3. पलक 4. किनारा । सम० 
-ण्भायासः यात्रा के परिणामस्वरूप थकान । 
पातनम्‌ ताक में रहना, ताइ में रखना । 

वत्स्यंत्‌ (वि०) | वृत्‌+-स्य+-शतृ ] होने वाला, प्रगति 
करने के लिए तत्पर । 

वर्घम्‌ [ वर्थ +अच्‌ ] चमड़े का तस्मा या फीता । 

वर्धेको वेश्या, व्यभिचारिणी स्त्री । 

वर्धनक (वि०) [वृध्‌ +-णिच्‌+-ल्युट्‌, स्वार्थे कन्‌] आह्वाद- 
कर, हपंप्रद, आनन्ददायक । 


वर्धमान: [वृघ्‌--शानच्‌] 1. जेनियों का २४ वाँ तीर्थकर 
2. पूर्वं दिशा का दिक्पाल हाथी । सम० --गृहम्‌ 
आमोद घर- रा० २।१७।१८। 

वर्धमानकः [वर्धमान -कन्‌] हाथों में दीपक लेकर नाचने 
वालों की मण्डली । 

वर्धापनिकम्‌ 1. बधाई 2. बधाई के चिह्वस्वरूप उपहार । 

दर्धापिका परिचारिका, नसं । 

बर्ध्मः हृणिया रोग । 

वर्षः [वृष्‌ -+घज्म_] 1. वर्षा होना 2. छिड़काव 3. वर्ष 

केवल नपुं० में) 4. महाद्वीप 5. बादल 6. दिन 

जरा० ७।७३।५ पर टीका 7. वासस्थान । सम० 
कालः बरसात की ऋतु, - गणः वर्षों की लम्बी 
श्युंखला,--पदम्‌ पत्रा, कलेण्डर, -- रात्रः बरसा का 
मौसम । 

वर्षा [ वषं +अच्‌-}-टाप्‌ ] (स्त्रीलिंग ब० व० में प्रयुक्त) 
बरसात, वर्षा ऋतु । सम० --अघोषः बड़ा मेंढक, 
भू (पुं) 1. मेंढक 2. इन्द्रवधू नामक कीड़ा 
वीरबहूटौ, सदः मोर । 

वर्षीयस (वि०) [ वृद्धय-ईयसुन्‌, वर्षादेशः ] बहुत बूढ़ा 
या पुराना । 

वर्षीयस्‌ (वि०) [ वृष्‌+-ईयसुन्‌ ] बौछार करने वाला, 
~तपः कृशा देवमीढा आसीदर्षीयसी मही--भाग० 
१०।२०।७। 

वष्मंवीर्यम्‌ [ घ० त० ] शरीर का बल । 

बना [ बल्‌ युच्‌ ] घुमाव, फिराव । 

बलितम्‌ [ वल्‌ क्त ] काली मिर्च । 

वलजः अन्न का संग्रह--कर्षकेण वलजान्‌ पुपृषता--शि० 
१४।७। 

बलम्बः [ अव~-लम्ब्‌+-अच्‌, भागुरिमते अकारलोपः ] 
लम्ब रेखा । 

वलभिनिवेशः [ स० त० ] उपर का कमरा । 

बलञ्चम्‌ [ वल्‌-अयन्‌ ] समुदाय । 

बलिः [ वल्‌ +-इन्‌ ] 1. तह, झुर्री (खाल पर) 2. पेट के 
ऊपर के भाग में तह 3. चौरी की मूठ - रत्नच्छाया- 
खचितवलिभिश्चामरेः क्लान्तहस्ता मेघ० ३७। 
सम०--पलितस्‌ झुरियाँ और सफ़ेद बाल (जो बुढ़ापे 
का चिह्न हैं), --शानः बादल--नेष० १।१० । 

बल्क: [ वल्‌ {-क ] 1. वृक्ष की छाल, वक्‍कल 2. मछली 
की खाल 3. वस्त्र | सम० - फलः अनार का पेड़, 

वासस्‌ (नपुं०) वक्कल की बनी हुई पोशाक । 

बल्कलिन्‌ (वि०) [ वल्कल--णिनि ] 1. वल्कल देने 
वाळा (वृक्ष) 2. वल्कल से आच्छादित । 

बल्गकः [ वल्ग्‌+-अच्‌, स्वार्थे कन्‌ ] कूदने वाला, नाचने 
वाला । 

बल्मोकः [ वलू--ईक, मुट्‌ च] 1. बमी, दीमकों से 


(१३३१ ) 


बनाया गया मिट्टी का ढेर 2. शरीर के कुछ भागों में 
सुजन 3. वाल्मीकि महाकवि । सम०--ज:,--जन्मा 
ऋषि वाल्मीकि का विशेषण,-- भौमम्‌,--राशि: बमी। 

वल्लभगणि: कोशकार । 

बल्लभजनः स्वामिनी, प्रिया । 

बल्शः शाखा, ठहनी--अव्यक्तमूल भुवनाङ्‌ध्पेन्द्रमहीन्द्र- 
भोगे रघिवीतवल्शम्‌--भाग० ३'८।२९ । 

वश्ञालोभः पालतू हथिनी को उपयोग में लाकर जंगली 
हाथी को पकड़ने की रीति मात० १०।७। 

वशीकृत (वि०) [ वशञ+-च्वि+कृ+क्त ] 1. अभिभूत 
2. वश में किया हुआ । 

वशीभूत (वि०) [ वश-¬-च्वि+-भू क्त | आज्ञाकारी, 
वश में हुआ । 

बश्यम्‌ [ वश्‌+-यत्‌ ] 1. जो वश में किया जा सके 
2. लौंग । | 

बदना [ वशू--युच्‌--टाप्‌ ] एक प्रकार का कंठाभूषण, 
हार। 

वषट्कृत (वि०) अग्नि में उपहत--प्राज्यमाज्यमसक्षद्वष- 
ट्कृतम्‌ - शि० १४२५ । 

बसनम्‌ [ वस्‌-ल्युट्‌ | 1. घेरा 2. दालचीनी के वृक्ष का 
पत्ता 3. तगड़ी (स्त्रियों का एक आभूषण ) 4. रहना, 
निवास करना । सम०--सद्मन्‌ तम्बू, टेंट । 

बसन्तदूती कोयल । 

वसामेहः [ ष० त० ] एक प्रकार का मधुमेह । 

वसुः [ वस्‌-उन्‌ ] 1. घी, घृत (जैसा कि ववसोर्घारा' 
में), 2. घन, दोलत, रत्न, जवाहर 3. सोना 4. जल । 
सम० - उत्तमः भीष्म,--धारिणी धरा, पृथ्वी, -- पालः 
राजा,--भम्‌ धनिष्ठा नक्षत्रे, - रोचिस्‌ अग्नि । 

वसोर्धारा रुद्र के निमित्त किए जाने वालेयज्ञ के अन्त में 
उपहूत हवि की अनवरत धारा । 

वस्तिः (पुं , स्त्री} [ वस्‌+तिः ] 1. बसना, रहना 
2. मूत्राशय 3. श्रोणि, पेडू । सम०-कर्मन्‌ (नपुं०) 
अनीमा करना, - कोशः मूत्राशय,--बिलम्‌ मूत्राशय 
का विवर, छिद्र, रन्ध्र । 

वस्तु (तपुं०) [ वस्‌--तुन्‌ | 1. वास्तविकता 2. चीज 
3. घन-घान्य 4. सामग्री (जिससे कोई वस्तु बनाई 
जाय 5. अभिकल्पना, योजना! सम० -क्षणात्‌ 
(अ०) ठीक समय पर, तन्त्र (वि०) वस्तुनिष्ठ, 
विषयपरकं, निर्देशः 1. विषय सूची 2. एक प्रकार 
की नान्दी,--पुरुषः नायक--अथवा सद्वस्तु पुरुष बहु- 
मानात्‌ विक्रम० १॥२,-- भावः वास्तविकता, -- भूत 
(वि०) सारयुक्त, तथ्यपुूर्ण, यथाथे,--विनिमयः 

अदल-बदल का व्यापार, --शक्तिस्‌ (अ०) परि- 

स्थितियों के कारण,--शून्य (वि०) अवास्तविक, 

स्थिति वास्तविकता । 


बस्यस्‌ (वि०) 1. अत्युत्तम 2. अपेक्षाकृत धनवान्‌, 
3.श्रे यान्‌, अधिक समृद्ध(वेद०) - श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा - तँ० उ०। 

बहा [ वह +अच्‌ +-टाप्‌ ] नदी, दरिया । 

वहनभङ्कः [ ष० त० | जहाज का टूट जाना । 

बहित्रम्‌ [ वह्‌ इत्र | 1. किश्ती, पोत 2. चौकोर रथ, 
वर्गाकार या चतुष्कोण रथ । 

बहिः [ वह --नि ] 1. अग्नि 2. जठराग्नि 3. पाचक 
अग्नि 4. सवारी 5. यजमान 6. भारवाही जन्तु 7. तीन 
की संख्या । सम०-- उत्पात: अग्निमय उल्का,-कोणः 
दक्षिणपूर्वी दिशा--कोपः, दावारिन, पतनम्‌ स्वयं 
अग्नि की चिता में बेठ कर आत्माहुति करना--धीजम्‌ 
सोना, - सारकम्‌ पानी, जळ, शेखरम्‌ केसर, कुंकुम, 
जाफरान, संस्कारः दाहसंस्कार, अन्त्येष्टि क्रिया, 
~-साक्षिकम्‌ अग्नि का साक्षी करके । 

बह्लिसातृकृ आग लगा देना; अग्नि में जला देना । 

बा (म्वा० अदा० पर०) सूँघना । 

वाकोपवाकम्‌ दो व्यक्तियों की बातचीत, वक्तृता और 
उत्तर । 

वाकोवाक्यम्‌ तके शास्त्र, न्यायशास्त्र । 

वाक्यम्‌ [ वच्‌--ण्यत्‌, चस्य कः ] 1. वक्तव्य 2. उक्ति 
3. आदेश 4. सगाई । सम०--आइम्बरः बड़े-बड़े 
शब्दों से युक्त भाषा,-ग्रहः जिह्वा में लकवे का होना, 
-परिसमाप्तिः (स्त्री०) वक्तव्य की संपूति, - विलेखः 
लेखाधिकारी, हिसाब-किताब रखने वाला अधिकारी, 
- सारथिः अधिवक्ता, किसी की ओर से बोलने 
वाला ! 

बाग्मिन्‌ (वि०) [ वाचू --ग्मिन्‌ चस्य कः तस्य छोपः ] 
1. वाक्पटु 2. शब्दों से पूर्ण (पुं०) 1. वक्ता, बोलने 
वाला 2. बृहस्पति 3. विष्णु 4. तोता । 

बाच्‌ (स्त्री०) [ वच्‌ --क्विप, दीघं: ] 1. वाणी की देवता 
सरस्वती । सम०- अपेत (वि०) गूंगा,--आस्भ्रणी 
1. सरस्वती के प्रसाद को प्राप्त कराने वाले ऋगू 
मन्त्रों का समूह 2. एक वेदिक ऋषि का नाम, 
-- उत्तरम्‌ वक्तव्य की समाप्ति या उपसंहार,--केलि, 
--कैली वुद्धि की चतुराई के युक्त वार्तालाप,--गुम्फः 
कोरी बातचीत,-जीवनः विदूषक, ठिठोलिया,- निमि- 
त्तम्‌ किसी उक्ति से प्रबोधन या चेतावनी-तच्चाक्यं 
वाङनिमित्तज्ञः पितरि सुतरां जीविताशां शिथिलीचकार 
--हर्ष ० ५,--पथः वाणी का परास, -पाटवम्‌ वाणी 
की चतुराई, पारीणः अभिव्यक्ति के परास को पार 
कर जाने वाला व्यक्ति, वाणी में पारज्भत,--भटः 
(वाग्भटः) 1. आयुर्वेद विषय का प्रसिद्ध लेखक 
2. अलंकार शास्त्र का एक प्रणेता, - विद्‌ (वि०) 
तर्कं और युक्तियाँ देने में प्रवीण, - विनिःसुत उक्तियों 


( १३३२ ) 


के द्वारा प्रस्तुत,--विस्तरः . वाग्विस्तार, वाक्‌प्रपंच, 
बहुभाषिता, सन्तक्षणम्‌ सोपालंभ उक्ति, व्यंग्यवाक्य, 
--संडगः शतरंजी वक्‍तृता, बहुविध भाषण, स्तब्ध 
(वि०) जिसकी बाणी रुक गई हे, जो बोल नहीं सकता । 

वाचयितृ (वि०) [ वच्‌+णिच्‌-तृच्‌ ] जो सस्वर पाठ 
की व्यवस्था करता ह । 

बाचस्पतिः | षष्ठी अलुक्‌ समास ] 1. वाणी का स्वामी 
2. वेद--महा० १४।२१।९ 3. एक कोशकार 
का नाम! 

वाचस्पतिमिश्रः तन्त्रवातिक के प्रणेता का नाम । 


वाच्य (वि०) [वच्‌ ण्यत्‌] 1. कहे जाने योग्य 2. अभिधा 
द्वारा प्रकट अर्थ 3. निन्दनीय । सम० लिङ्क 
(वि०) विशेपणपरक, बजितम्‌ कूटोक्ति, अभिधा 
शक्ति के द्वारा दुर्बोध उक्ति, - वाचकभावः शब्द और 
अर्थ की स्थिति । 

बाजित (वि०) [ वाज+इतच्‌ ] पंखयुक्त (जैसे कि 
बाण) । 

बाजिन्‌ (वि०) [वाज+इनि] 1. पक्षी प्राणिवाजितिषे- 
वित्ञाम्‌--महा० ७।१४।१६ 2. सात की संख्या । 
सम०--गन्धः एक वृक्ष का नाम,--विष्ठा बड़ का 


वृक्ष, गूलर । 
बाट (वि०) [ वट +अण्‌ ] वड़ का वृक्ष । - टः (पुं) 
जिला । सम० _ श्वङ्कला बाड़ । 


वाडवहरणम्‌ सांड घोड़े को दिया जाने वाला चारा । 
बाडबहारकः समुद्री दानव । 
बाणः [ वण्‌ +-घञ्ञ, ] ध्वनन --वाणेर्वाणेः समासक्तम्‌ 
-कि० १५।१०। सम०--शब्दः बंसरी की आवाज । 
वात (वि०) [वा-क्त] 1. हवा से उड़ाया हुआ 
2. इच्छित, अभिलषित, - तः 1. वायु 2. वायु की 
अधिष्ठात्री देवता 3. शरीर के तीन दोषों में से एक 
4. गठिया 5. जोड़ों की सूजन 6. वायु सरना, शरीर 
से वायु का निकलना । सम०--अदः वदाम का पेड़, 
अशनः साँप - वाताशनोहमिति कि विनतासुतस्य 
इवासानिलाय भुजगः स्पृहयालुतालु:--रा० च० ५, 
--आख्यम्‌ ऐसा भवन जिसमें दो कमरे हों एक का 
मुंह दक्षिण की ओर दूसरे का पूर्व की ओर,--आहार 
(वि०) जो वाय के ही पहारे जीवित रहता हो,-क्षोभः 
शरीर में वायुप्रकोप के कारण हुआ रोग चक्रम्‌ 
परकार से गोलाकार चिह्न लगाना पट: जहाज का 


पाल, पुरीशः केरल में गुरुवयूर नामक स्थान पर | 
| वारण (वि०) [वृ--णिच्‌--ल्मुट्‌] हटाने वाली, णम्‌ 


देवता, रथः वादल, सञ्चारः सूखी खांसी । 
वातन्धम (वि०) [द्वितीया अलूक्‌] फूंक मारने वाला । 
वातासह (वि०) गठिया रोग से ग्रस्त । 
वातिक (वि०) [वात--ठक्‌] 1. मोटापा या वादी से 
ग्रस्त 2. खुशामदी 3. बाजीगर 4. चातक पक्षी । 


वादनक्षत्रमाला मीमांसकों के आक्रमण का उत्तर देने 
वाला वेदान्त का ग्रन्थ । 

वादित्रम्‌ [वद्‌ -+-णित्रन्‌| वाद्ययन्त्र, संगीत का उपकरण । 
सम० _ गुडः ढोलक बजाने की लकड़ी । 

वाद्यकम्‌ [वाद्य ञ-कन्‌] संगीत का उपकरण । 

बाद्गलम्‌ होठ । 

वाधूलम्‌ तैत्तिरीय शाखा का श्रौतसूत्र । 

वानचित्रम्‌ विविध रंग का कम्बल । 

वानदण्डः जुलाहे की खड्डी । 

वान्त (वि०) [वम्‌ क्त] 1. उगला हुआ, थूका हुआ 
2. उद्वमन किया हुआ 3. गिराया हुआ । सम० 
- प्रदः कुत्ता,--आश्िन्‌ (पुं०) 1. राक्षस जो विष्ठा 
पर निर्वाह करता है 2. वह व्यक्ति जो भोजन के 
लिए अपना गोत्र या वंशावली का उद्धरण देता हे, 
_ वृष्टि (वि०) वह बादल जो पानौ बरसा चुका 

मघ० । 
वापी [वप्‌-|-इञा, डीप्‌] बावड़ी, बड़ा कुआँ । सम० 
जलम्‌ सरोवर का पानी । 

वाम (वि०) [ वम्‌ तण अथवा वा+मन्‌ ] 1. बाँवा 
2. उल्टा, विपरीत, विरोधी 3. क्रूर, कठोर 4. दुष्ट 
5. मनो रम,--सः 1. कामदेव 2. साँप 3. छाती, एन, 
औड़ी 4. निषिद्ध कार्य ( जैसे सुरापान ), - मम्‌ 
1. संपत्ति, दौलत 2. दुर्भाग्य, विपत्ति 3. कमनीय 
वस्तु । सम» अङ्को (स्त्री०) सुन्दर स्त्री, कामिनी, 
--इतर (वि०) दायाँ,--कुक्षिः बाई कोख,--नयना 
(स्त्री०) मनोहर आँखों वाली स्त्री, स्वभाव (वि०) 
उत्तम चरित्रयुक्त व्यक्ति--निरीक्ष्य कृष्णापकृतं 
गुरोस्सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च--भाग० 
१।७।४२,-- हस्तः बकरी के गळे का निरर्थक स्तन । 


बामदेव्यम्‌ साममंत्र समूह जिसका नाम उसके प्रवतँक 
ऋषि वामदेव के नाम पर पड़ गया । 

बामनोकृत (वि०) [वामन -~-च्विञ-कृत-वत] बौना बना 
हुआ, कद में छोटा बनाया हुआ ! 

बायसविद्या शकुन की विद्या जो कौवों के निरीक्षण से 
जानी जाती हूँ । 

वायुकुम्भः हाथी के चेहरे का एक भाग-मात० १०।१। 

वायुभक्षः 1. जो वायु खाकर जीवित रहता है 2. सांप । 

वायुस्कन्धः वायुप्रदेश । 

वाघटीयन्त्रम्‌ रहट, पानी निकालने का यन्त्र । 

वाधंनी पानी की सुराही । 


1. हटाना, रोकना 2. विघ्न, बाधा 3. दरवाजा, 
किवाइ,--णः 1. हाथी 2. कवच 3. हाथी की सूंड 
4. अंकुश । सम० - कुच्छः एक व्रत का नाम, 
पुष्पः पौधे की एक जाति । 


( १३३३ ) 


बारादिः [वार--राशि:] समुद्र । 

वारि (नपुं०) [व्‌-+इच्न_] 1. पानी 2. तरल या पिघला 
हुआ या बहने वाला पदार्थ । सम०-कूटः गाँव के 
चारों ओर की खाई, परिखा, पिण्डः चट्टान का 
मेंढक,--भवः शंख, साम्यम्‌ दूध । 

वारुणी [वरुण--अण्‌] शराब का विशेष प्रकार, वारुणीं 
मदिरां पीत्वा-भाग० १।१५।२३ । 

बारूढः 1. समुद्रतट, समुद्रवेला 2. अग्नि 3. किवाड़ का 
दल । 

वार्तानुकर्षकः 

वार्तायनः 

बार्ताकमैन्‌ (नपुं०) खेती और मुर्गी पालन का व्यवसाय । 

बार्तापतिः नियोजक, काम देने वाला, स्वामी । 

वारत्रघ्नीन्यायः मीमांसा का एक नियम जिसके अनुसार 
विवरण यदि मुख्य सामग्री के साथ उपयुक्त न लगे 
तो उसे सहायक सामग्री के साथ जोड़ दिया जाय-- 
मी० सू० ३।१।२३ पर शा० भा० । 

वार्दरम्‌ 1. रेशम 2. जल 3. दक्षिणावतं शंख । 

वार्देलम्‌ बरसात का दिन । 

वार्धेयम्‌ एक प्रकार का नमक । 

वार्धाणस्‌ 1. एक पक्षी 2. बूढ़ी बकरी । 

बालुकाय्त्रम, रेत से स्नान करना, शरीर पर रेत मलना । 

बावात (वि०) प्रिय, प्रीतिभाजन, स्नेहभाजन । 

दासः [ बस्‌-घञञ ] 1. सुगन्ध 2. रहना 3. आवास 
4. एक दिन की यात्रा 5. वासना 6. स्वरूप, आकृति । 
सम०-_पर्ययः आवासस्थान का परिवर्तन, प्रासादः 
महल । 

बासना [वास्‌--यूच्‌--टाप्‌| (गणित०) प्रमाण, प्रदर्शन । 

वासनामय (वि०) भाव तथा भावनाओं से युक्त । 

बासित (वि०) [वास्‌--क्त] पवित्रीकृत, शिक्षित, उन्नीत, 
सुधारा गया - नै० २१।११९ । 

बासरः,-रम्‌ [वास्‌--अर] दिन, - रः 1. समय, बारी 
2. एक नाग का नाम। सम०--कन्यका रात, 
-- कृत्‌, मणि: सूर्य । 

बासवि: 1. इन्द्र का पुत्र जयन्त 2. अर्जुन 3. वालि । 

वासवेयः [वासवी+-ढक्‌ ] व्यास का नाम-महा० १1१1५९ 

बासस्‌ [वस्‌ --णिच्‌ --अस्‌] 1. वस्त्र 2. कफन 3. पर्दा । 
सम०--उदकम वस्त्र को निचोड़ने पर उससे 
निकला हुआ पानी जो प्रेतात्माओं को उपहूत किया 
जाता हँ - वृक्ष: आश्रयपादप, शरण प्रदान करने वाला 
पेड़ । 

वासिष्ठम्‌ रक्त, रुधिर, खून । 

दासिष्ठरामायणम्‌ एक ग्रन्थ का नाम (यह ज्ञानवासिष्ठ 
के नाम से भी प्रसिद्ध है) । 

बास्तु (पु०, नपुं) | वस्‌ 4-तुण्‌ ] 1. भवन बनाने के 


1. चर 2. दूत 3. वृत्तवाहक 1 


निमित्त नियत भूमिखण्ड 2. आवास 3. सभाभवन 
सम०-कमंन्‌ (नपुं) 1. भवन निर्माण करना, 
भवन निर्माण का प्रारूप, - ज्ञानम वास्तु कला, भवन 
निर्माण का प्रारूप या अभिकल्प, देवता भवन की 
अधिष्ठात्री देवता, - विद्या स्थापत्य कला, भवन- 
निर्माण विज्ञान, निधानम्‌ भवन संरचना, । 

बास्तुक (वि०) यज्ञ भूमि पर अवशिष्ट रही सामग्री 

उवाचोत्तरतोऽभ्यत्य ममेदं वास्तुकं वसु-भाग० 

९।४।६। 

वास्रः दिवस, दिन । 

वाहः [ वह --घडा, ] 1. ले जाने वाला 2. कुली 3. भार- 
वाहक 4. घोडा 5. बैल 6. भैसा 7. सवारी । सम० 

वारः घुड़सवार, रिपुः भैसा, वाहः रथवान, 

रथ को हाँकने वाला--स्ववाहवाहोचितवेषपेशल: 
नै १।६६,--वाहनम्‌ चप्पू रा० २५२६, 
वाहम्‌ (पुं०) अग्नि । 

विराज्‌ पक्षियों का राजा, बाज पक्षी । 

विक (वि०) [ व० स० ] 1. जलहीन 2. अप्रसन्त । 

विकच (वि०) [ विकच्‌ +-अच्‌ ] 1. खिला हुआ, खुला 
हुआ 2. फैला हुआ, बखेरा हुआ 3. केश्य, 
4. चमकीला, देदीप्यम।न-चन्द्रांशुविकचप्रर्यम्‌-रा० 
२।१५।९। सम०--श्री (वि०) उज्ज्वल सौ से युक्त, 
अनिन्द्य लावण्य से सम्पन्न । 

विकचित (वि०) [ विकच--इतच्‌ ] खुला हुआ, खिला 
हुआ । 

विकट: गणेश,--टम्‌ 1. रसौली 2. चन्दन, 3. सफेद 
संखिया । 

विकथा असंगत बातें । 

विकर्तुं (वि०) [वि+कृ+तुच्‌] बाधा डालने वाला 
--राक्षसा ये विकर्तार:--रा० १।११।१० । 

विकवच (वि०) [ब० स० ] कवचहीन, जिसके पास 
जिरह बस्तर न हो । 

विकाङक्षा [ विन-काङक्ष्‌+-अङझ टाप्‌ | 
उक्ति 2. इच्छा न होना 3. संकोच । 

विकार्यः [ विञ-कृ ण्यत्‌ ] अहं, अहंकार, अभिमान । 

विकाशः [ वि--काश्‌+-अच्‌ ] उज्ज्वलता । 

विकुक्षि (वि०) बड़े पेट वाला, उभरी हुई तोंद वाला । 

विकूबर (वि०) जिसमें कोई लम्बी लकड़ी न लगी हो | 

विक (तना० उभ०) बदनाम करना, कर्भ लगाना अनार्य 
इति मामार्याः" "विकरिष्यन्ति रा० २।१२।७८ । 

विकृत (वि०) [ विञ+कृत॑क्त ] 1. परिवर्तित, बदला 
हुआ 2. अपूर्ण, अधूरा 3. अप्राकृतिक 4. आश्चयं- 
जनक 5 विरक्त, - तम्‌ (नपुं०) 1. परिवर्तन 
2. रोग 3. अरुचि 4. गर्भस्नाव-मनु० १२४७ 
5. दुष्कृत्य- रा०--७६५। रेढ | 


1. मिथ्या 


( १३३४ ) 


विकटनितम्बा 1. एक कवयित्री का नाम 2. डा० राघवन 
रचित 'एकांकी' । 

विकृतिः [ वि--कु--क्तिन्‌ | 1. शत्रुता 2. आभास 
3. गर्भेखाव 4. व्युत्पन्त (व्या० में) । 

विकर्षणम्‌ | विञ-कष्‌+-ल्यूट्‌ ] 1. भोजन से विरक्ति 
2. अन्वेषण । 

कत गता (वि०) जिसकी सीमाएँ वर्धित की 
गई हैं । 

विक्‌ (तुदा० पर०) 1. उडेलना 2. (ठंडी साँस) आह 
भरता । 

विकिर: [ वि--कृ--अच्‌ ] कुछ गौण पितरों को प्रसन्न 
करने के लिए बखेरा गया चावल । 

विकिरान्तम्‌ दे० 'विकिर:' । 

विक्लूप्‌ (भ्वा० आ०) 1. दुविधा का वर्णन करना 
2. विचार करना । 

विकल्पः [ विक्छुप्‌--घङा, ] 1. उत्पत्ति--भा० ११।२५। 
२७ 2. मान लेना, उक्ति 3. उत्प्रेक्षा, कल्पका । 

विकल्पित (वि०) | बिक्लप्‌--क्त ] 1. तत्पर, व्यवस्थित 
2. संदिग्ध, कल्पित 3. विभक्त । 

विकेशतारका घुमकेतु, पुच्छलतारा । 

विक्रम्‌ (म्वा० आ०) पराक्रम दिखाना । 

विक्रम: [ विक्रम्‌--घञ्ञ, ] 1. गुरु स्वर, उदात्त स्वराघात 
2. जन्म कुण्डली में लग्न से तीसरा घर । 

विक्रमितम्‌ [ विक्रम्‌--णिच्‌--क्त ] पराक्रम, शौर्य । 

विक्रिया [विकृ--श--टाप्‌ ] 1. चोट, आघात, हानि 
2. लोप । 

विक्रयः [वि-+क्री+-अच्‌ ] 1. बिक्री 2. विक्रयमल्य 
3. मण्डी । सम० - पत्रम्‌ बिक्री की दस्तावेज वीथिः 
वाजार । 

विक्रीड: [ वि--कीड्‌--अच्‌ ] 1. खेल का मैदान 
2. खिलौना । 

विक्रोष्टट्‌ (पुं०) [ विक्रुश्‌+-तृच्‌ [ जो सहायता की 
पुकार करता है । 

विक्लवम्‌ [ वि-|-क्लु-अच्‌ ] क्षोभ--रा० २४४२५ । 

बिक्लबता | विक्लव-+-तरू--- टाप्‌ ] भीरुता, कायरता 
भवति हि विक्लवता गृणोऽङ्गनानाम्‌ - शि० ७४३ । 

विक्षिप्‌ (तुदा० पर०) 1. दबाना 2. उछालना 3. (घनुष) 
झुकाना । 

बिक्षिप्त (वि०) [ विक्षिप्‌+-क्त ] विस्तारित, प्रसारित 
फैलाया गया । 

विक्षेपः [ विक्षिप+घठा_] 1. अवहेलना (जैसा कि 
“समय विक्षेप में 2. विस्तार । 

विगतक्लम (वि०) [ ब० स० ] जिसकी थकान दूर हो 
गई है । 

विगतासु (वि०) [ ब० स० ] निष्प्राण, मृतक । 


विगद (वि०) [ ब० स० ] रोग से मुक्त । 

विगहिताचार (वि०) | ब० स० ] जिसका आचरण निद्य 
हें, घृणित आचरण से युक्त । 

विग्रहग्रहणम्‌ [ ष० त० ] रूप घारण करना, शैरीर या 
मूर्ति धारण करना । 

विग्नहेच्छुः [ ष० त० ] लड़ाई का इच्छुक । 

विग्रहिन्‌ (पुं०) [ विग्रह्‌+-इनि ] युद्ध मंत्री । 

विघसम्‌ [बि--अद्‌--अप्‌, घसादेशः] 1. मोम 2. अघचबा 
कौर । सम०--आक्ञ: (पुं) जो खाने से बचे हुए 
उच्छिष्ट भोजन को करता है, कौवा । 

विध्नोपशाम्ति: बाधाओं को हटाना । 

विचक्ष (अदा० आ०) 1. कहना, घोषणा करना 2. प्रकट 
करना 3. सोचना, अटकल लगाना ! 

विचटनम्‌ [ विचट्‌ +ल्युट्‌ ] तोड़ना । 

विचन्द्र (वि०) [ ब० स० | चन्द्रहीन, चन्द्रमा से रहित । 

विचर्‌ (म्बा० पर०) 1. चरना, घास खाना 2. भूल हो 
जाना, गलती करना-- हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं 
गृणन्‌ द्विजः-भाग० ९।१।१५ । 

विचर (बि०) [ विचर्‌+-अच्‌ ] श्रान्त, विचलित-म 
त्वं घर्मं विचरं सञ्जयेह--महा० ५।२९।४। 

विचारमूढ (वि०) 1. मूर्ख, 2. निर्णय करने में अज्ञानी । 

विचमंन्‌ (वि०) कवचहीन, जिसके पास जिरह बख्तर 
नं हो। 

विचलित (वि०) [ विचल्‌ +क्त ] 1. पथञ्रष्ट, संहीमार्ग 
से भटका हुआ 2. अवलुप्त, अन्धा किआ हुआ । 

विचालिन्‌ (वि०) [ विचाल+इनि ] अस्थिर, परिवत्यं, 
अस्फुट, विचाली हि संवत्सरशब्दः--मी० सू० ६। 
७।३८ पर शा० भा० । 

विचिकित्सित (वि०) संदिग्ध, संदेह पूर्ण । | 

विचित्रित (वि०) [ बिचित्र--इतच्‌ ] रंगा हुआ, सजाया 
हुआ, रंगविरंगा । 

विचिन्तनम्‌ [ विचिन्त्‌--ल्युट्‌ ] 1. विचार, चिन्तनम्‌ 
2. देख-भाल, चिन्ता, फ़िकर । 

विचिन्ता [ विचिन्त्‌+-अच्‌ --टाप्‌ ] दे० 'विचिन्तनम्‌'। 

विचेयम्‌ [ विचि-]-ण्यत्‌ ] गवेषणीय । 

विचेष्टनम्‌ [ विचेष्ट्‌ --ल्यूट्‌ ] हाथ पेर हिलाना, प्रयास 
करना । 

विचेष्टा [ विचेस्ट्--अङ-]-टाप्‌ ] 1. प्रयत्व 2. गति 
3. संचरण । 

विच्छिन्न (वि०) [ विच्छिद्‌+-कत ] 1. चीरा हुआ, फाड़ा 
हुआ 2. तोडा हुआ, बांटा हुआ 3. चितकबरा 
4. समाप्त किया हुआ 5. गुप्त 6. उबटन आदि लेप 
किया हुआ । सम०-- आहुतिः आहुति देना-भङ्ग 
करके, - औपासनम्‌ नित्य सन्ध्योपासना करना 
जिसका नैरन्तयं भङ्ग हो गया हो--अर्थात्‌ कभी करना 


कभी न करना, --प्रसर (वि०) जिसकी प्रगति में 
बाघा पड़ गई है, - मद्य (वि०) जिसने सुरापान छोड़ 
दिया हूँ । 

विच्छेदः [ विच्छिद्‌ + घडा, ] भेद, प्रकार । 

दिच्छुरणम्‌ [ विच्छुर्‌ + ल्युट्‌ ] बिखेरना, छिटकाना, बुर- 

कना । 

बिजहुघ (३०) [ ब० स० ] जिसके पहिये न हों, चक्क 
हीन (रथ) 1 

बिजन्या (वि०) गभिणी । 

विजल (वि०) [ ब० स० ] जलहीन, जहाँ पानी न हो । 

बिजजंर (वि०) 1. जीर्णशीण्ण, दूटा-फूटा 2. विध्वस्त, 
उच्छिन्न । 

बिजय: [ विजि +अच्‌ | 1. जीत, फ़तह 2. एक विशिष्ट 
मुहुते 3. तीसरा महीना 4. एक प्रकार का सेन्यव्यूह । 
सम०--ऊर्जित (वि०) जीत (फ़तह) से प्रोत्साहित, 
---दण्ड: सेना की एक विशेष टुकड़ी । 

बिजिधित्स (वि०) [ ब० स० ] जिसकी भूख नष्ट हो 
गई हो । 

विजिहीर्षा [ वि+हू+सन्‌+-अञ-टाप्‌ | इधर-उधर 
घूमने या खेलने की इच्छा । 

पिला 1. साँस लेने के लिए मुँह खोळना 2. जम्हाई 

11 

बिजुम्भित [ विजुम्भू+क्त ] 1. जो जम्हाई ले चुका है 
2. जम्हाई लेने वाला । 

विज्जिका एक कवयित्री का नाम -नीलोत्पलदलब्यामां 
विज्जिकां मामजानता । वुथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वे- 
शुक्ला सरस्वती ॥ (उस कवयित्री का अब तक यही 
एक इलोक उपलब्ध हुआ हे) । 

विज्ञानम्‌ [ विज्ञा+-ल्युट | 1. ज्ञान का अंग या बुद्धि 
2. इन्द्रियातीत ज्ञान । 

विज्ञानभिक्षुः एक बौद्ध लेखक का नाम । 

विज्ञानस्कन्धः बौद्ध दर्शन के पाँच स्कन्धो में से एक । 

बिज्ञेय (वि०) [वि ज्ञा+प्यत्‌ ] 1. जानने के योग्य संज्ञेय 
2. जिसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए 3. जिसका 
ध्यान रक्खा जाय । 

विज्य (वि०) [ ब० स० ] जिसमें डोरीया ज्यान हो 
(धनुष) । 

विटकान्ता 1. हल्दी, हरिद्रा 2. हल्दी का पौधा । 

विटडु: (वि०) उत्तम, सुन्दर, मनोरम--केयूरकुण्डल- 
किरीटविटडू-वेषो भाग० ३।१५।२७ । 

विटप: [ विट-+पा--क ] लता, बेल (जँसा कि भू 
बिटप' में) । 

विडस्बक (वि०) [वि+डम्ब्‌ू+प्वुल ] नकल करने 
वाला--प रममम्बुदकदम्बकविडम्बकरालम्‌ --पतंजलि 
का तांडवस्तोत्र । 


१६८ 


( १३३५ ) 


बिङम्ब्यम्‌ [ विडम्बू त-यत्‌ ] दिल्छगी की चीज़, उपहास 
को वस्तु । 

बितर्कः [ वितकं --अच्‌ ] 1. मिथ्या अनुमान 2. इरादा । 
सम०--पदवी अनुमान के क्षेत्र के अन्तर्गत । 

बितानः,-नम्‌ [ वितन -।-घडा, ] 1. शामियाना, चंदोआ 
2. राशि, ढेर 3. बहुतायत 4. अनुष्ठान 5. निष्पत्ति । 

बितावकः [ वितान-{-कन्‌ ] राशि, ढेर । 

बितार (वि०) [प्रा० ब०] 1. जिसमें तारेन हों 
(आकाश) 2. धूमकेतु के शौर्षभाग से रहित । 

वितृप्त (वि०) [ वितृपू+-क्त | संतुष्ट, संतृप्त । 

वित्तविश्राणनम्‌ मूल्यवान उपहारो का वितरण । 

बिदत्‌ (वि०) [विद्‌ + शतृ] 1. जानने वाला 2. समझदार । 

विदितात्मन्‌ (वि०) [ ब० स० ] 1. जो अपने आपको 
जानता हुँ 2. प्रसिद्ध । 

विदुर: [ विद्‌ ‡-कुरच्‌ ] वेत्ता, ज्ञाता । 

विदुषः दे० 'विदुर' । 

विदुषी जानने वाली, समझदार स्त्री । 

विदग्ध (वि०) [ विदहू क्त ] 1. परिपक्ब्र 2. दक्ष 
3. भूरा, ईषद्रक्त, कुछ-कुछ लाल 4. जला हुआ, 
भस्मीभूत 5. पचा हुआ। सम०- परिषद्‌ (स्त्री०) 
चतुर पुरुषों का समाज,-- मुखमण्डनम्‌ एक ग्रन्थ का 
नाम, - वचन (वि०) वाग्मी, वाक्‌पटु । 

विदण्ड: दरवाजे की कुंजी । 

विदश (वि०) [ ब० स० ] जिसके मगज़ी या झालर 
अथवा किनारी न लगी हो, (वस्त्र) । 

विदायः | फ़ारसी का शब्द ] 1. बिदा करना 2. प्रभाग । 

बिदुरनीतिः महाभारत के पाँचवें पर्वे में ३३ से ४० 

विदुरप्रजागर: bo अध्याय । यहाँ धृतराष्ट्र ने नीति 
पर व्याख्यान दिया हे । 

विदूर संश्रव (वि०) जो दूर से सुनाई दे । 

बिदृतिः (स्त्री०) खोपड़ी की सन्धि या सौवन । 

बिदेशज (वि०) विदेश में उत्पन्न । 

विदेहमुक्तिः (स्त्री०) मोक्ष के कारण जन्म मरण से 
अर्थात्‌ शरीर से छुटकारा । 

बिदोइः [ विदुह्‌ + घञ, ] अतिरिक्त लाभ । 

विद्धसालभञ्जिका हर्षदेवकृत एक नाटक । 

विद्या [ विद्‌+-क्यप्‌+-टाप्‌ ] 1. दुर्गा देवी 2. सरस्वती 
देवी 3 ज्ञान, शिक्षा। सम०--आतुर (वि०) जो 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उतावला हो--विद्यातुराणां 
न सुखं न निद्रा--नीति० --ईशः शिव का नाम, 
-कोशगृहम्‌,--कोशर्सग्रह,-कीशसमाश्रय:, पुस्तकालय, 
बलम्‌ जादू की शक्ति,-भाज्‌ (वि०) शिक्षित, 
पढ़ालिखा,--बंशः अध्ययन की किसी विशिष्टशाखा 
के अध्यापकों की कालक्रमानुसार सूची । 

विद्युत्सम्पातम्‌ (अ०) एक क्षण में, बिजली जेसी तेजी से । 


( १३३६ ) 


विद्योत (वि०) [ विद्युत--घञा[_ ] चकाचौंध करने वाला, 
चमचमाने वाला ! 

विद्रति: [ वि-]-दरु--क्तिन्‌ ] दौड़ जाना, भाग जाना । 

विद्राण ( वि० ) [ वि--द्रा--क्त, नस्य णत्वम्‌ ] 
4. जागरूक, निद्रारहित 2. निराश, उदास --द्रविण- 
विद्राणवणिजि--हर्षं ० ७ । 

विद्ददगोष्ठी ) विद्वान्‌ पुरुषों की सभा विद्वन्मण्डली । 

बिद्वत्सदस्‌ | 

विद्वत्सभा | 

विधन (वि०) [ प्रा० ब० ] निर्धन, धनहीन । 

विधर्म (वि०) 1. अधर्मी, अन्यायी 2. अधमंकार्य जो 
अच्छे आशय से किया गया हो । 

विर्धामन्‌ (वि०) [ विधर्मञ-इनि ] 1. भिन्न बगे से संबंध 
रखने वाला (विप० स्मिन्‌) 2. अधर्मी । 

विधा (जुहो० उभ०) लीन करना, उपभोग करना । 

विधा [ विञ- धा +-क्विप्‌ ] उच्चारण । 

विधातृ (पुं) [ वि--घा--तृच्‌ ] माया, भ्रान्ति । 

बिधानम्‌ [ विधा--ल्युट्‌ | 1. प्रयत्न, प्रयासं 2. उपचार 
3. भाग्य, नियति 4. विधि 5. (नाटक०) विभिन्न 
रसों का संघर्ष । 

विधि: [ वि--घा-|-कि ] 1. उपयोग, प्रयोग 2. अनुष्ठान, 
अभ्यास 3. प्रणाली, रीति, ढंग 4. नियम 5. क़ानून 
(विप० अर्थवाद) 6. धमंकृत्य 7. व्यवहार 8. आच- 
रण 9. सृष्टि 19. निर्माण 11. भाग्य 12. हाथी का 
आहार 13. वैद्य 14. उपाय, तरकीब। सम० अन्तः 
विधिपरक मूल पाठ का उपसंहारःत्मक भाग, - अर्थः 
विधि का आशथ, कर (वि०) विधान को कार्य में 
परिणत करने वाला,--यज्ञः विधिविधान के अनुसार 
अनुष्ठित यज्ञ --लक्षणम विधि का स्वरूप, लोप: 
विधान का अतिक्रमण,-विपर्ययः,_ विपर्यासः दुर्भाग्य, 
विभक्तिः (स्त्री ) विधिलिङ्‌ के प्रत्यय 
--बजक्षात्‌ (अ०) भाग्य से, विधिवशाद्‌ दूरवन्धुर्गतोहम्‌ 
मेघ» ६। 

विधुः [व्यध्‌ -कु ] 1. चन्द्रमा 2. कपूर 3. राक्षस 4. प्राय- 
दिचत्ताहुति । सम० परिध्वंसः चन्द्रग्रहण, मण्डलम्‌ 
चन्द्रमा का परिवेश, - मासः चान्द्र महीना । 

विधुर (वि०) [विगता धूर्यस्य अच्‌ समा०] 1. विवश, 
असहाय-प्रतिकियाय विधुर:-कि० १७।४१ 2. अशक्त, 
अवसन्न -हयेशच विधुरग्रीवेः-- महा० ७।१४६।२५ । 

बिधुरित (वि०) [विधुर -इतच्‌] विवर्णं, कान्तिहीन । 

विधूम (वि०) [प्रा० ब०] धूएँ से रहित । 

विधारणम्‌ [विवृ +-णिच्‌+-ल्युट्‌] गिरफ्तार 
रोकना । 

बिभ्र मन ) [वित्थि--क्रन्‌, नलोपदच] निष्कलंक, कलंक- 
रहित । 


करना, 


विनग्न (वि०) [वि--नज्‌-- क्त] बिल्कुल नंगा, विवस्त्र । 

विनदित्‌ (वि०) [विनर्द --णिनि] गरजने वाला (साम 
मन्त्रों के पाठ करने की एक रीति । 

विनयः [वि+नी+अप्‌] 1. दण्ड--शीलवृत्तमविज्ञाय 
धास्यामि विनयं परम्‌ महा० ३।३०६।१९ 2. कार्या- 
ल्य । 

विनयकर्मन्‌ (नपुं०) [ष० त०] निर्देश, शिक्षण । 

विनाशकाल: [ष० त०] विपत्ति का समय । 

विनाश्चहेतु (वि०) [ब० स०] जो नाश का कारण हो । 

विनाकृत (वि०) [विना+-कृन-क्त] 1. वञ्चित, रहित, 
मुक्त 2. वियुक्त, एकाकी । 

विनाभावः वियोग--व्यक्तं देवादहं मन्ये राघवस्य विना- 
भवम्‌ रा० ७।५०।४। 

विनायक: [वि ञ-नी¬-ण्बुल्‌] नेता, अग्रणी । 

विनिकृत (वि०) [वि+नि¬-कृञ-क्त] दुव्येवहारग्रस्त, 
आहत, विकलीकृत । 

विनिगमना [वि+नि--गम्‌ +-युच्‌ + टाप्‌] संकल्प, निश्चित 
उपसंहार, कुछ स्वीकार करके शेष को निकाल देना 
--मै० सं० १०।५।५९ पर शा० भा० । 

बिनिबहण (वि०) [नि+-निञबहे,+-ल्यद्‌] परास्त करने 
वाला, हराने वाला । 

विनियुज्‌ (रधा० उभ०) (वाण) छोड़ना, (बाण) मारना । 

विनियोक्त्‌ (वि०) [वि+नि¬-युज्‌त-तृच्‌] काम देने 
वाला, स्वामी । 

विनियोग: [वि--नि युजू--घव्य ] 1. प्रयोग, उपयोग 
2. सहसम्बन्घ । 

विनिर्वृत्त (वि०) [वि निः+-वृत्‌+-क्त] 1. पैदा हुआ, 
निकल आया 2. संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ । 

विनिवेशनम्‌ [विनि +-विश्‌ +णिच्‌ +-ल्युट्‌ ]उठान, निर्माण । 

विनिहित (वि०) [विनिञ-धा¬-क्त] 1. रक्खा हुआ, 
पड़ा हुआ 2. नियुक्‍त 3. जड़ा हुआ । ९ 

विनिहनुत्‌ (वि०) [विनि+हनु+वत] 1. मुकरा हुआ, 
न अपनाया हुआ 2. छिपा हुआ, छिपाया हुआ । 

विनी (भ्वा० पर०) दूर रहना, दूर करना--विनीय भय- 
मात्मन:-- महा ० ९।३१।२९ । 

विनीत (वि०) [विनी +-क्त] फैलाया हुआ । 

विनीतवेष: सामान्य वेषभूषा । 

विनेयः [वि--नी +प्यत्‌] शिष्य, छात्र विनीतविनेय- 


भृद्धा: । 
विनोदपर: । क्रीडाशील, मनोरंजन में व्यस्त, आमोद- 
बिनोदरसिकः ¦ प्रिय 1 


बिनोदस्थानम्‌ मनोरंजन का स्थान, वन विहार । 

विन्यसनम्‌ [विनि- अस्‌ --ल्युट्‌] रखना, धरना । 

विन्यास: [विनि--अस्‌--घञ_] 1. (शस्त्र) धारण करना 
2. बीच में घुसेड़ना 3. गति, (अंगों की) स्थिति । 


( १३२७ ) 


विपक्ष: [प्रा० ब०] 1. निष्पक्षता, तटस्थता 2. वह दिन 
जब कि चन्द्रमा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संक्रमण 
करता हँ । 

बिपाट[विपट्‌--घज्म_]एक प्रकार का बाण, तीर- विपाट- 
पञ्जरेण--शि० २०१७ । 

विपाटित (वि०) [विपट्‌+णिच्‌ क्त] फाडा हुआ, टुकड़े 
टुकड़े किया हुआ । 

विपणः [वि+-पण्‌ +-अच्‌] कार्यभार ग्रहण, व्यापार, व्यव- 
साय--न तत्र विपणः कार्यः खरकण्डूयनं हि तत्‌ 
--महा० ३।३३।६६। 

विपणिजीबिका [घ० त०] क्रयविक्रय या व्यापार के द्वारा 
जीवननिर्वाह करना । 

विपणिवीथी [प० त०] मण्डी, बाजार ! 

विपण्यु (वि०) 1. जिसने व्यवसाय छोड़ दिया हे 
2. तटस्थ, उदासीन । 

विपत्तिः [विपद्‌ ञ-क्तिन्‌] अवसान, समाप्ति । 

विपत्तिकालः [ष० त०] विपत्ति का समय । 

विपन्नदीधिति (वि०) [ब० स०] कान्तिहीन, निष्प्रभ । 

विपरिक्रान्त (वि०) साहसी, बलशाली । 

विपर्ययः [वि०--परि-|-इ--अच्‌] मिथ्याबोध, गलतफ़हमी 
---ईशादपेतस्य यिपर्ययोऽस्मृतिः-भाग० ११।२।३७। 

विपर्यासः [विपरि+अस्‌+-घञ्ञ्‌] 1. ह्लास 2. मृत्यु० । 
सम॑० - उपमा, उल्टी उपमा । 

विपाकः [वि०+-पच्‌+-घञ्य्‌] कुम्हलाना, मुरझाना । सम० 

दारुण (वि०) परिणाम में भयंकर,-- दोषः अग्नि- 

माद्य, अजीर्णं । 

विपिनौकस्‌ (पुं०) [ब० स०] 1. लंगूर 2. जंगली जन्तु । 

बिपुंसक (वि०)[प्रा० व०] पुंसत्वहीन, जिसमें पौरुष न हो । 

विपुलग्रीब (वि०) [ब० स०] लम्बी गर्दन वाला । 

विपुष्ट (वि०) [वि¬-पुष्‌--क्त] जिसे पूरा आहार न 
मिला हो, जिसे पूरा पोषण न मिला हो । 

विपूयकम्‌ [वि+-पू-+क्यप्‌, स्वार्थे कन्‌ च] सड़ांध, दुर्ग । 


विप्रः [वप्‌ +-रन्‌, अत इत्वम्‌] भाद्रपद का महीना । सम० | 


--ब्राह्मण माता पिता की जारज सन्तान । 
बिघ्रकक (तना ० उभ०) नियत करना, (साक्षी के रूप में) 
स्वीकार करना । 


विप्रकारः [विप्र + कृ ‡घञ्ञ्‌] 1. विविधरीति 2. दुष्कृत्य, | 


गलत तरीका । 

विप्रकृतिः [वि--प्र-- कृ +क्तिन्‌ | परिवर्तन । 

विप्रकर्षः [विप्र? क्रष्‌ ।- घडा] 1. खींचकर दूर करना 
2. (व्या० में) से व्यंजनों के बीच में कोई स्वर जो 
उन दोनों की भिन्नता दर्शावे । 

, विप्रतिपद (दिवा० आ०) मिथ्या उत्तर देना ! 


विप्रतिपत्ति: [वि +-प्रति + पद्‌ + क्तिन्‌] 1. विरोधी भावना | 


2. गलती, त्रुटि । 


बिप्रतिपन्न (वि०) [विप्रति +पद्‌ + क्त] परस्पर संयुक्त, 
आपस में मिले हुए । सम०- बुद्धि (वि०) मिथ्या 
विचार या धारणा रखने वाला । 

विप्रत्ययः | वि--प्रति--इ--अच्‌ ] अविश्वास,-- यदि 
विप्रत्ययो ह्येष--मह।० १२।१११।५५ । 

विप्रथित (वि०) [वि¬ प्रथ्‌ +-क्त] प्रसिद्ध, यशस्वी । 

विप्रघर्धः [विप्रञ-धृष्‌ +-घव्म_] तंग करमा, सताना । 

विप्रलम्भित (वि०) [विप्र त-लम्भ्‌+-कत] 1. अपमानित 
2. अतिक्रान्त । 


| विप्रलीन (वि०) [विप्रय-ली-+ क्त] तितर-बितर किया 


हुआ, छिन्न-भिन्न किया हुआ । 

विप्रलुम्पक (वि०) [विप्रञ-छूप्‌ +-ण्बुलू, 
डाकू । 

बिभ्रलोकः [विप्र +-लोक्‌+-घञ्ग्‌ ] बहेलिया, चिड़ीमार । 

दिप्रवादः [विध्रन-वद्‌ +-घञ्य्‌ | असहमति, मतिमिन्नता । 

विप्रवसित (वि०) [विप्र--वस्‌--णिच्‌--क्त] प्रवास के 
लिए गया हुआ, जो परदेश में चला गया है । 

बिप्रहत (वि०) [विप्र-- हन्‌ +क्त] 1. पटक दिया हुआ, 
गिराया हुआ 2. कुचला हुआ, रौंदा हुआ । 

विप्रहीण (वि०) [विप्र|-हि+-क्त] वञ्चित, विरहित । 

विप्रुष्‌ (स्त्री०) बोलते समथ मुंह से निकले थूक के कण । 

विष्लबः [वि ~-प्लु +अप्‌] पोतभंग, जहाज का विनाश । 

विप्लुतभाषिन्‌ (वि०) असंगत बोलने वाला, हकलाने 
वाला ! 

विप्लुतिः [वि--प्लु- क्तिन्‌ ] विनाश, ध्वंस । 

विबन्धु (वि०) [ब० स०] बन्धुहीन, जिसका कोई सगा- 
सम्बन्धी न हो--श्रातुयविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्धून्‌ 
-~भाग० ३।१।६। 

विबुधः [वि+बुघ्‌+-क] 1. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ पुरुष 
2. देवता 3. चन्द्रमा । सम०-_अनुचरः दिव्य सेवक, 
आवासः देवमन्दिर,--इतरः राक्षस । 

विबुभूषा [विञ-भू+सन्‌+अङ्‌-{-टाप्‌] अपने आप को 
प्रकट करने को इच्छा । 

विभज्‌ (म्वा० उभ०) 1. अलग कर देना, दूर भगा देना 
-विभक्तरक्षः संबाधम्‌ -रा० ५।५३।७३ 2. खोलना 
3. बांटना । 

बिभङ्कः [ विञ-भञ्ज्‌+-घञ्ग्‌ ] लहर । 

विभडगुर (वि०) [विञ-भञ्ज्‌ +-उरच्‌] अस्थिर, चंचल 1 

विभवः [वि+ भू +अच्‌] प्ररक्षा, बचाव--नियन्ता जन्तूनां 
निखिलजगदुत्पादविभवप्रतिक्षेप॑~-विश्व० । 

बिभानुगा [विभा+-अनुगा] छाया । 

विभागरेखा [ष० त०] विभाजन रेखा । 

बिभावर ( वि० ) | विभा--वनिप्‌, र आदेशः | उज्वल 
चमकदार, चमकोळा--विभावरीं सर्वभूतप्रतिष्यां गंङ्गां 
गता--महा० १३।२६।८६ । 


मुमागमः] लुटेरा, 


( १३३८ ) 


विभिद्‌ ( रुघा० उभ० ) अतिक्रमण करना, उल्लङ्धन 
करता । 

विभेदः [विभिद-घज्म ] सिकुड़न, (भौंहें) सिकोड़ना । 

विभी (वि०) निर्भय, निडर । 

विभीषणः एक राक्षस का नाम, रावण का भाई । 

विभुता सर्वोपरि सत्ता, यश, कीति। 

विभुग्न (वि०) [वि--भुज्‌।-क्त] मुड़ा हुआ, झुका हुआ, 
दमन किया हुआ! १ 

विभावनम्‌ [वि-+-भू-+णिच्‌ -ल्‍्युट्‌] 1. विकास 2. प्ररक्षा 
3. दृष्टि, दर्शन । 

विभाब्य [विभू-- णिच्‌--ण्यत्‌] चिन्तनीय, विचारणीय । 

विभूतिः [वि--भू- क्तिन्‌] 1. लक्ष्मी 2. योग्यताएँ-क्षेत्रज्ञ 
एता मनसो विभूतीः--भाग० ५११।१२ । 

विश्रंश: [वि+-श्रंश्‌+-घञ्ग्‌ | 1. अतिसार, बार-बार दस्त 
आना 2. उलटफेर, अस्तव्यस्तता । 

विमद्य (वि०) [प्रा० ब०] मद्यपान से मुक्त । 

विमर्दनम्‌ [विञ-मृद्‌ञ-ल्युट्‌| 1. सुगन्ध, खुशबू 2. परि- 
घर्षण, चबाना, पीसना 3. संघष । 

विमषिन्‌ (वि०) [विमृष्‌+-णिनि] असहिष्णु, अनिच्छुक, 
विमनस्क । 

विमात्रा (वि०) मापतोल में बराबर । 

विमानः [वि+-मा +ल्युट्‌] 1. खुली पालकी 2. जहाज 
में रहने वाली किश्ती । सम० - वाहः पालकी उठाने 
वाला । 

विसार्गदृष्टि (वि०) बुरी राह पर आँख रखने वाला, 
बुरे रास्ते को देखने वाला । 

विमुक्ति (वि०) [विञ-मुच्‌ +क्त] आवेगरहित, शान्त- 
चित्त, निरपेक्ष । 

विमुक्तमौनभ्‌ (अ०) मौतभंग करके । 

विमुक्तशाप (वि०) [ प्रा० ब० ] शाप के प्रभाव से 


मुक्त । 

विमूढसंज्न (वि०) [ ब० स० ] घबराया हुआ, बेहोश । 

विमूढात्मन्‌ (वि०) [ ब० स० | घबराया हुआ, बेहोश । 

विमूछित (वि०) [ विञ-मूर्छ--क्त ] 1. पूणं, सब मिला 
हुआ 2. जमा हुआ, मूर्छा में ग्रस्त । 

विमृशः [ विञ-मृश्‌+-अच्‌ ] अनुचिन्तन, सोचविचार, 
--भाग० ४।२२।२१ । 

बिमोध (वि०) विल्कुल फल रहित, निष्फल । 

वियत्पताका [ ष० त० ] बिजली । 

वियत्पथः [ ष० त° ] अन्तरिक्ष । 

बियतम्‌ (अ०) अन्तराल पर अवकाश देकर । 

वियन्त्‌ (विश) [ वि--यम्‌--तृच्‌ | चालकरहित, जिसमें 
चालक न हो। 

वियुज्‌ (रुघा० आ०) 1. (प्रतिज्ञा) भंग करना 2. लूटना 
3. घटाना । 


विमुज्य [ वियुज्‌ +-ल्यप्‌ ] वियुक्त होकर, पृथक्‌ एक एक 


करके व्यक्तिशः । 

वियोजनम्‌ [ वियुज्‌--ल्यूट्‌ ] 1. वियोग 2. घटाना । 

वियोनिः भिन्न जाति की स्त्री- महा० १३।१४५।५२ । 

वियोनि (वि०) [प्रा० ब०] 1. नीच कुल में उत्पन्न 
2. भगरहित । 

वियोनिजः पक्षी, परिदा । 

विरजा एक नदी का नाम । 

बिरक्तप्रकृति (वि०) [ ब० स० ] जिसकी प्रजा उदासीन 
हो, निलिप्त हो । 

विरण्य (वि०) विस्तृत, विस्तारयूक्त, दूरतक फैला 
आ। 

हिरा 1. बुरा मार्ग 2. उपमार्ग, छोटी गली । 

विरतप्रसंग: वह बात या विषय जिसकी चर्चा बन्द हो 
गई हो 

बिरलभक्ति (वि०) नीरस, उकता देने वाला । 

विराज्‌ [ विराज्‌+-क्विप्‌ ] ब्रह्माण्ड, विश्व । सम० 
--सुतः (विराट्सुतः) स्वर्गीय पितरों की एक श्रेणी । 

बिरात्रः, ` त्रम्‌ [ प्रा० ब० ] रात का तीसरा पहर-- 
शुश्राव ब्रह्मघोषांस्च विराय ब्रह्म रक्षसाम्‌-रा० ५।२६ । 

विरावण (वि०) [वि०--रु--णिच्‌--ल्युट्‌ | शोर- 
गुल कराने वाला, हल्लागुल्ला मचवाने वाला । 

विरिक्त (वि०) | वि--रिच्‌--क्त ] जिसे दस्त करा 
दिये गये हों, खाली कराया हुआ । 

विरिक्तिः [ विरिच्‌+-क्तिन्‌ | विरेचन, दस्त करवाना । 


विरुज्‌ (स्त्री) [ वि+-रुज्‌+-क्विप्‌ ] दारुण पीडा । 

विरुज्‌ (वि०) नीरोग, स्वस्थ । 

विरुद्धरूपकम्‌ एक अलङ्कार जहाँ उपमेय बिल्कुल समान 
न हो। 

विरोधः [ वि+र्ध्‌-घञ्ञ्‌ ] 1. वेपरीत्य, बाधा, विघ्न 
2. प्रतिबन्ध 3. शत्रुता 4. कलह 5. असहमति 
6. संकट। सम० आभासः वह अलंकार जहाँ 
विरोध प्रतीत होता हो, परन्तु वस्तुतः कोई विरोध 
न हो,-उपमा वेपरीत्य पर आधारित उपमा, 

- --परिहारः 1. विरोध का दूर होना, सामंजस्य 

स्थापित होना 2. प्रतीयमान विरोध की व्याख्या । 

विरुलः एक प्रकार का साँप। 

बिरूढ (वि०) [ वि--रुह +क्त ] (घाव) भरा हुआ, 
स्वस्थ 2. अंकुरित 3. चढ़ा हुआ। सम०-- बोध 
(वि०) जिसको बुद्धि परिपक्व हो गई हो । 

विरोचनम्‌ [ विञ-रुच्‌+-यृच्‌ | प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

विरोचिष्णु (वि+-रुच्‌-{-इष्णुच्‌ | चमकीला. उज्ज्वल । 

विलक्ष (वि०) [ प्रा० ब० ] 1. जिसका कोई विशेष चिह्न 
या छक्ष्यन हो 2. (पीर) जिसका निशाना चूक 
गया हो । 


( १३३९ ) 


विलग्न (वि०) [ विरग्‌+-क्त ] 1. लटकता हुआ 
2. पिजरबद्ध (पक्षी) । 

विलापनम्‌ [ वि--लपू--णिच्‌--ल्युट्‌ ] रुलाने वाला, 
विलाप का कारण । 

विलम्ब्‌ (म्वा० आ०) सहारा लेना, निर्भर करना । 

विलासः [ विलस्‌ +-धव्म_ ]1. सजीवता, हावभाव 2. कामु- 
कता, लंपटता । 

विलायः } [ वि+ली+-णिच्‌ +-घञ्य्‌,ल्यृट्‌ वा ] 

विलायनम्‌ घोल देना, मिलादेना, (चीनी की भाँति) 
मिला, देना । 

बिलिङ्क (वि०) [ प्रा० ब० ] भिन्न लिङ्गका । 

बिलिम्पित (वि०) [ विलिम्प्‌-{-कत | सना हुआ, लिपा 
हुआ, लेपा हुआ! 

बिलेपिन्‌ (वि०) लसदार, चिपका हुआ । 

विलीन (वि०) [ विली+-क्त ] मन में बैठाया हुआ । 

विलोप्तु (पु०) [ विलूप्‌+-णिच्‌+-तृच्‌ | डाकू, लुटेरा । 

विलोभनीय (वि०) | वि--लुभ्‌--अनीय ] ललचाने 
वाला, मुग्ध करने वाला । 

बिलोचनपथः दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि का परास † 

बिलोमपाठः विपरीत क्रम से सस्वर पाठ । 

बिलोमविधिः किसी कार्य के विपरीत अनुष्ठान का विधान 
करने वाला नियम । 


विवक्षितान्यतरवाच्यम्‌ एक प्रकार का व्यङग्या्थं । 

विवदनम [ वि+-वद्‌+-ल्युट्‌ ] कलह झगड़ा, मुकदमे 
बाजी । 

विवधा [ प्रा० स० ] 1. जूओ 2. हथकड़ी, बेड़ी । 

विवरम्‌ [ वि--वृ--अच्‌ ] पाताल लोक । 

बिर्वाणत (वि०) [ विवर्ण+-इतच्‌ ] अननुमोदित, 
अस्वीकृत । 

विवल्ग (भ्वा० पर०) कूदना, उछलना, फांदना । 

0002 (स्त्री) [ विवस्वत्‌--डीप्‌ ] सूर्य देव की 
नगरी । 

विवाहनेपथ्यम्‌ दुलहिन की वेशभूषा । 

विविक्त (वि०) [ विविच्‌ क्त ] जिसने समझ लिया, 
या सही अनुमान लगा लिया - विविक्त परव्यथो 
-+भाग० ५।२६।१७ । 

विवित्सा [ विद्‌ ।-सन्‌ + अड--टाप्‌ ] जानने की इच्छा । 

विवीताध्यक्षः चरभूमि का अधीक्षक । 

विथु (स्वा० क्र्या० उभ०) 1. म्यान से तलवार निकालना 
2. कंघे से (बांळो की) माँग फाड़ता । 

विवृतम्‌ [ विवृ--क्त ] अनाहत, जिसके घाव नहीं हुआ । 

विवुतपौरुष (वि०) अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने 
वाला । 

विवजित (वि०) [ विवृज्‌ +-क्त | वह जिससे कोई वस्तु 
ले ली जाय, वञ्चित, विरहित । 


विवृत्‌ (म्वा० आ०) रूपान्तर करना -उभे सह विवर्तत 
--महा० १२।१७४।२२ । 

विवर्तनम्‌ [ विवृत्‌ --ल्युट ] रूपान्तरण । 

विवृत्ताक्षः [ ब० स० ] मुर्गा । 

विवेकमन्थरता निर्णय करने में अशक्तता । 

विदेकविरह, अज्ञान, ज्ञान का अभाव । 

बिश (तुदा० पर०) 1. रंगमंच पर प्रकट होना 2. संयुक्त 
होना 3. आ पड़ना 4. (किसी कार्य में) व्यस्त हो 
जाना । 
बिश (पुं) [ विशञ-क्विप्‌ ] 1. बस्ती 2. संपत्ति, 
दौलत । 

विशङ्कनीय (वि०) [ विञशङ्कु +-अनीय ] प्रष्टव्य, 
पूछने के योग्य, शङ्का किये जाने के योग्य, जिस पर 
शङ्का की जा सके । 

विशद (वि०) [ विञशद्‌--अच्‌ ] 1. सुकुमार, मृदु 
2. दक्ष। 

विशल्यकरणी शास्त्रों के लगाने से उत्पन्न घावों को स्वस्थ 
करने की विशेष जड़ी-बूटी । 

विशसनम्‌ [ विरास्‌+-ल्यृट्‌ ] 1. युद्ध 2. काटना 3. वध 
करना, हत्या करना । 

विज्ञारद (वि०) [विशाल + दा+-क] 1. प्रवीण 2. बृद्धि 
मान्‌, 3. प्रसिद्ध 4. साहसी 5. सौन्दर्योपपन्च शरद्‌ 
ऋतु सम्बन्धी 6. वक्तृत्व शक्ति से रहित । 


विज्ञालकुलम्‌ उत्तम परिवार, प्रसिद्ध वंश । 

विशिखा [ विशिख + टापू | रुग्णालय । 

विशेषकरणम्‌ उन्नति, सुघार । 

विशेषधमं: विशेष कतंव्य, विशिष्ट घर्मकृत्य या यज्ञ-अमु- 
ष्ठान। 

विद्येषणासिद्धः एक प्रकार का हेत्वाभास । 

विशेषणपदम्‌ 1. विशेषता द्योतक शब्द 2. सम्मान सूचक 
उपाधि । 

विशेषतः (अ०) अनुपात की दृष्टि से ` निःस्वेभ्यो देय- 
मेतेम्यो दानं विद्या विशेषतः--मनु ० ११।२ । 

विशुद्धधी निर्मल मन या उज्ज्वल बुद्धि वाला । 

विशुद्धसत्त्व (नि०) सच्चरित्र, सदाचारी । 

विशुद्धिः [ विशुध्‌+ कितत्‌ ] 1. ऋण परिशोध करना 
2. प्रायश्चित्त । 

विश्युंखला 'देवी' का विशेषण । 

बिशीर्ण (वि०) [ विशुञ-क्त ] 1. रगड़ा हुआ 2. विफली- 
भूत 3. गिरा हुआ (गर्भ आदि) । 

विश्रान्तकथ (वि०) [ ब० स० ] 1. वक्तृत्व शक्तिहीन, 
मूक 2. मृत। 

विश्रामः [ विञ-श्रम्‌ + घडा ] आराम करने का स्थान । 

विश्चब्धप्रलापिन्‌ (वि०) विश्वस्त या गुप्त बातें करने 

विश्रब्धालापिन्‌ वाला । 


( १३४० ) 


विश्रब्धसुप्त (वि०) शान्ति पूर्वक सोने वाला । 

विश्चिः | विश्‌-+-क्रिनू ] मृत्यु । 

विश्वगोचर (वि०) सबके लिए सुगम, जहाँ सबकी 
पहुँच हो । 

बिश्वजीवः विश्वात्मा, ईश्वर। 

बिश्वाधार; विश्व का सहारा, ईश्वर । 

विइवेदेवाः पितरों की एक श्रेणी, देववर्ग । 

विट्कृमिः अँतड़ियों में पड़ने वाला कीड़ा । 

बिड्घातः मूत्रकृच्छ्ता, मूत्रावरोध । 

विड्भङ्गः अतीसार, दस्तों का लगना । 

बिड्भुज्‌ (वि०) मल खाकर रहने वाला, गुवरेला । 

विषज्वरः भेसा । 

बिषतन्त्रम्‌ विषविज्ञान, (सर्पादि विषले जन्तुओं का विष 
दुर करने की प्रक्रिया । 

विषक्त (वि०) [ वि--षञ्ज्‌ +क्त ] 1. व्यस्त, चिपका 
हुआ 2. अतिविस्तारित । 

विषादनम्‌ [ वि+ षद्‌ ऋ-णिच्‌-ल्युट्‌ ] 
सताना । 

विषम (वि०) [प्रा० ब०] 1. जो पूरा न बॅट सके 2. अनु- 
पयुक्त । सम०--बाणः कामदेव,--नेत्रम्‌ शिव को 
तीसरी आँख,--नेत्र: शिव का एक विशेषण, --वृत्तम्‌ 
छंद जिसके चरण सम न हों । 

विषय: [ वि--सि--अच्‌, षत्वम्‌ ] 1. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
गृहीत होने वाला पदार्थ 2. भौतिक पदार्थ 3. इन्द्रिय- 
जन्य आनन्द । सम० -निहनुति: किसी बात को 
मुकर जाना,--पराडमुखः भौतिक विषय सुखों से 
विमूख। 

विषयोकरणम्‌ [विषय --च्वि-+क-+-ल्‍्युट्‌] किसी वस्तु को 
चिन्तन का विषय बनाना । 

चविषह्य (वि०) [ वि-+-सह--यत्‌ ] जीतने के योग्य । 

विषाण: [ विष्‌+-कानच्‌ ] 1. चोटी 2. चूची 3. अपनी 
प्रकार का उत्तमोत्तम । 

विषुवसमयः वह समय जब दिन रात का मान बराबर 
होता है । 

विष्टम्भ (स्वा० क्रया० पर०) 1. समर्थन करना, प्रबल 
बनाना 2. व्याप्त होना, छा जाना । 

विष्टिकरः दासों का स्वामी, बेगार में पकड़े मजदूरों का 
स्वामी । 

विष्टिकारिन्‌ बेगार में पकड़ा गया मजदूर जिसे कोई 
पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता ह । 

विष्ठाशिन्‌ [ विष्ठा +-आसिन्‌ ] सूअर, जो मल खाता है। 

विष्णुः [ विष-नुक्‌ ] 1. त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश) में दूसरा 2. अग्नि 3. पावन पुरुष 4. स्मृति- 
कार 5. एक वसु 6. श्रवण नक्षत्रपुंज (इसका अधि- 
ष्ठात्री देवता विष्णु हँ) 7. चैत्र का महीना । सम० 


कष्ट देना, 


कान्तः विभिन्त पौधों के नाम,- दत्त: परीक्षित 
राजा का नाम,--धर्मोत्तरपुराणम्‌ एक उपपुराण का 
नाम, प्रिया 1. तुलसी का पौधा 2. लक्ष्मी का नाम 
लिङ्गी बटेर । 
विष्वग्गति (वि०) [ विष्वच्‌ + गति ] सर्वत्र जाने वाला 
प्रत्येक विषय में प्रविष्ट होने वाला । 
बिष्वग्लोपः [ विष्वच्‌ -| लोपः | घबराहट, बाधा, विघ्न । 
विसदृश (बि०) असमान, असमरूप । 
विसंम्मू ढ़ (वि०) नितांत धबराया हुआ । 
विसा कमल नाल (=बिसा) 
विसृज्‌ (तुदा० पर०) (आ० भी) (प्रेर०) प्रकट करना, 
भेद खोलना, (समाचार) प्रकाशित करना । 
बिसुज्यम्‌ [ विसृज्‌ +-यत्‌ ] जो मुक्त किये जाने के योग्य 
हे, सृष्टि, संसार का रचना --कालो वशीकृत-विसुज्य 
विसरगंशक्तिः भाग० ७।९।२२ । 
। बिसः [ विसृज्‌ --घडा, ] विनाश, सृष्टि का लोप । 
विसूप (भ्वा० पर०) फलाना, प्रसारित करना । 
विसपिन्‌ [ विसृप्‌+णिनि ] 1. रेंगने वाला 2. फूट कर 
निकलने वाला 3. सरकने वाला 4. फैलने वाला 
(बेल की भाँति) । 
विस्पन्द: [ विस्पन्द्‌+-घञ्ग्‌) बूंद, कण । 
| बिस्फूजः [ बिस्फूज्‌ --घडा ] दहाड़ना चिंघाड़ना, गर- 
|, जना। 
| 


विस्फोटकः [ विस्फुट्‌+-ण्बुळ्‌ ] 1. फोड़ा, फुसी 2. एक 
प्रकार का कोढ़ । 

विस्मयपदम्‌ आश्‍चर्य का विषय । 

बिख्रगन्धः कच्चे मांस की गन्ध । 

बिहृति (स्त्री) [ विञ-हन्‌+-क्तिन्‌ | प्रतिघात, अप- 
सारण, विफलता, भग्नाशा, - मनोभिः सोद्वेगैः प्रणय- 
--विह॒तिध्वस्तरुचय:- कि० १०।६३ । 

विहाय (अ०) [वि+हा-ल्यप्‌ ] 1."''से अधिक, के 
अतिरिक्त 2. होते हुए भी 3. सिवाय, छोड़ कर । 

पिहित प्रतिषद्ध (वि०) जिसका विधान और निषेध दोनों 
किये गये हों । 

बिहरणम्‌ [ वि+ह--ल्युट्‌ ] खोंलना, फलाना । 

विहार: [ विञहू+धघञा ] (मीमांसा) अग्नित्रय, 
(याहपत्य, आहवनीय और दक्षिण) । 

विहारभूमिः गोचरभूमि, चरागाह । 

बिह्वलचेतस्‌ (वि०) [ब० स०] उदास, खिन्नमना जिसका 
मन बहुत व्याकुळ हो । 

बीचिक्षोभ लहरों का उठना, तरगों से उत्पन्न हलचल । 

वीणापाणिः नारदमुनि । 

बीतमत्सर (वि०) ईर्ष्या द्वेषादि से मुक्त । 

वीरकाम (वि०) पुत्रेषी, पुत्र का इच्छुक । 

वीरपत्नी | ष० त० ] शूरवीर की पत्नी, नायिका । 


( १३४१ ) 


बीरवादः [ ष० त० ] शक्ति का दावा, वीरता जन्य 
कीति। 

वीरव्रत (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर अटल, दृढ़ संकल्प 
वाला । 

वीरकः [ वीर--कन्‌ ] 1. करवीर' नाम का पौधा 
2. नायक 3. एक शिवगण का नांम । 

बौयंम्‌ [ वीर--यत्‌ ] 1. विष 2. सोका 3. पृंस्त्व, जनन 
-शक्ति 4. बीज, धातु । सम०--आधानम_ गर्भा- 
धान,--शुल्क (वि०) चुनौती देकर युद्ध, शक्ति के 
बल पर क्रोत । 

वृतिद्रमः [ ष० त० | सीमावर्ती वृक्ष । 

वृतिमागं: [ ष० त० ] ऐसी सड़क जिसके दोंनों ओर बाड़ 
लगी हो । 

बुक: [ वृ--कक्‌ ] 1. भेड़िया 2. सूर्य । 

बुकधूतेक: 1. रीछ 2. गीदड़ । 

वक्षामय: [ ष० त० | लाख, रेजन (बेरजा) । 

वृत्तम [ वृत्‌ --क्त ] 1. रूपान्तरण 2. अधिचक्र । 

वृत्तबन्धः छन्दोबद्ध रचना । 

वृत्तयुक्त (वि०) गुणों से सम्पन्न । 

वत्त्यर्थम्‌ (अ०) जीविका के लिए | 

वृत्तिमूलम जीविका की ब्यवस्था, जीविका का आधार । 

बथान्नम [ वृथा+-अन्नम्‌ ] केवल एक व्यक्ति के अपने 
उपभोग के लिए आहार ! 

वथार्तवा [ वृथा-|-आतंवा | बांझ स्त्री । 

वृद्धयुवति: (स्त्री०) 1. कुट्टिनी 2. दाई, धात्री । 

वृद्धि: (स्त्री०) [वृध्‌--क्तिनू ] 1. आघात; चोट (वृध्‌ 
हिसायाम्‌) 2. भूमि का ऊँचा करता 3. लम्बा 
करना । 

वृन्दम्‌ [ बृ+-दन्‌, नुम्‌ | गुच्छा, झुंड । 


वृष: [ दृप्‌ +-क ] 1. जल 2. भवननिर्माण के लिए भूखंड 
नरजन्तु 4. सांड । सम॑०-- लक्षणा मरदानी स्त्री 
--सूक्बिन्‌ (पुं) भिड़ । 
वुषभयानम्‌ बेल गाड़ी । 
वृषल: [ वृष्‌ न-कलळच्‌ | 1. नाचने वाला 2. बेल । 
वृषलीफनः [ प० त० ] ओष्ठ की आद्रता । 
वृष्णिपालः ग्वाला, गडरिया । 
वेडघर: सौन्दयं का अभिमान । 
बेणिः [ वेण्‌+-इन्‌ ] 1. फिर संयुक्त की गई संपत्ति जो 
पहले से बंटी हुई थी 2. जल प्रवाह, झरना । 
बेणुदलम्‌ वांस का फट्टा । 
बेणुयवः बाँस का चावल, बांसवीज । 
वेतालपङ्चविशतिः पच्चीस कहानियों की एक कृति । 
बेद: [ विद्‌-अच्‌, घडा वा ] 1. ज्ञान 2. हिन्दुओं की 
पुनीत घर्म पुस्तक --ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अधवंवेद 3, 'कुश' का गुच्छा 4. विष्णु । सम० 


--अनध्ययनस्‌ वह अवकाश का दिन जिस दिन वेद 
का पढ़ना निषिद्ध हो, बाह्य (वि०) 1. वेद के 
विपरीत 2. वेदाध्ययन के क्षेत्र से बाहर, वाद: वेदों 
के विषय में होने वाली घर्मान्ध व्यक्तियों को बहस 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः--भग०, 
श्रुति: ईश्वरीय ज्ञान का देवी संदेश । 
वेदिमेखला वेदी के चारों ओर को सीमा को बांधने वाली 
रस्सी । 
वेधः (पं) [ विधा+-असुन्‌, गुणः ] ज्योतिष का पारि- 
भाषिक शब्द जिसका अर्थ ह ग्रहों की स्थिति का 
निर्धारण । 
वेलातिक्रमः [ ष० त० | सीमा का उल्लंघन । 
वेलातिग (वि०) किनारे से बाहर रहने वाला । 
वेश्यापतिः [ प० त० ] जार, वेश्या का पति । 


वेइयापुत्रः [ ष० त० ] वेश्या का पुत्र, अवैध पुत्र, हरामी । 

वेष्टनम्‌ [ वेष्ट्‌+-ल्युट्‌] वियाम, एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक का सारा फॅलाव । 

वेकारिक (वि०) [ विकार+ठक्‌ ] 1. परिवर्तनीय 
2. सत्त्व से संबद्ध -- वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं 
त्रिधा-भाग० ३।५।३० । 

वैकायंप्‌ विकार, परिवर्तन । 

वंकृतम्‌ [ विकृत +-अण्‌ ] कपट, धोखा । 

बेजन्यम्‌ { विजन ष्यञ्‌ | निर्जनता, एकान्त । 

बंड्यंम्‌ एक प्रकार का रत्न । 

देतानसूत्रम्‌ यज्ञविषयक कुछ सूत्र । 

वेदुरिकम्‌ | विदुर+-ठक्‌ | विदुर कां सिद्धांत । 

वद्यविद्या | प० त० ] आयुर्वेद शास्त्र । 

वैधर्म्यसमः असमानता के कोणों पर आधारित तर्कसंगत 
म्रान्ति, हेत्वाभास । 


बंभावर (वि०) [ विभावर--अण्‌ ] रात परक । 
बैयवहारिक (वि०) [व्यवहार |-ठक्‌ ] व्यवहारसिद्ध, 
इ, प्रचलित । 

वेयाकरणखसूचि: केवल वयाकरण का विडम्बनाद्योतक 
शब्द । 

वैरायितम्‌ [ वेर-|-क्यच्‌+-क्त ] शत्रुता, द्वेष, विरोध । 

बेराग्यम्‌ [ विराग+-ष्यञ्ञ्‌ ] वर्णं या रंग का लोप । 

वेराग्यशतकम्‌ भर्तृहरिकृत एक काव्यरचना । 

वंवस्वतमन्वन्तरम्‌ सातवा मन्वन्तर, वर्तमान समय । 

देशसम्‌ [ विशस--अण्‌ ] हिसा . भाग० ५।९।१५ । 

वैश्वस्त्यम्‌ [ विश्वस्त+-ष्यञ्ञ्‌ ] विधवापन । 

वेष्टिकः बेगार करने वाला, जिसे कार्य करने के लिए 
वाध्य होना पड़े । 

वेष्णवस्थानकम्‌ (नाटक०) रंगमंचपर लम्बे-खम्बे डग भर 
कर इधर-उधर टहलना । 

बोलक: आवतं, भवर, बवंडर । 


( १३४२ ) 


व्यक्ष: विषुवद्‌ रेखा, भूमध्यरेखा । 

व्यङ्ककुश (वि०) अनियंत्रित, निरंकुश । 

व्यङ्कः [ प्रा० ब० | इस्पात । 

व्यजनक्रिया पंखा झलना । 

व्यञ्जना शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण---हीनव्यंञ्जनया 
प्रेक्ष्य--रा० २६६४1११ । 

व्यक्तिकरः 1. उत्तेजना, उकसाहट--भाग० २।५।२२ 
2. विनाश--भाग० १।७।३२ । 

व्यतिक्रमः [ वि--अति--क्रमूर्श-घञ्य_ | उल्लंघन, अति- 
क्रमण -तयोव्यंतिक्रमं दष्ट्वा--महा० ३1१२1३९ । 

व्यतिषड्ध: [ वि-+-अति-+-सम्ज्‌--घज्ण ] 1. प्रतियुद्ध, 
शत्रु से भिड़ंत 2. विनिमय । 

व्यथित (वि०) [ व्यथ्‌+-क्त ] 1. कष्टग्रस्त, पीडित 
2. क्षुब्ध, डरा हुआ । 

व्यपायनम्‌ [ वि--अप--आ--इ-ल्युट्‌ ] अपगमन, पला- 
यन, पीछे हटना । 

व्यपवर्ग: [वि -अप +-वृज्‌ -+ घ्य्‌ ] 1. प्रभाग 2. समाप्तिं । 

व्यपाश्रयः [ वित-अप~-आ¬-श्रिञ-अच्‌ ] आश्रयस्थान, 
सहारा । 

व्यपोह (भ्वा० पर०) 1. प्रायश्चित्त करना 2. स्वस्थ 
होना 3. दूर भगाना । 

व्यभिचारकृत्‌ (वि०) अनुचित यौन संबंध करने वाला । 

व्यभिचारिन्‌ (वि०) [वि+-अभि+-चर +णिच्‌ +-णिनि] 
1. कुमागंगामी, दुश्चरित्र 2. अस्थायी । 

व्ययः [ वि--इ--अच्‌ ] (व्या० में) रूपान्तर, शब्द या 
घालु का विभक्ति में प्रत्यय लगा कर रूप बनाना । 

व्ययञ्ञेषः खर्च काट कर बची हुई राशि, निवलशेष । 

ब्यवच्छेद: | वि-]-अव-- छिद्‌ +-घञ्ञ ] विनाश । 

व्यवधानम्‌ | वि+अव+-धा+-ल्युट्‌ ] (मीमांसा) दुरूह 
रचना, क्लिष्ट रचना । 

व्यवहित (वि०) [ वि--अव--धा--क्त ] दूर पार का, 
दूरवर्ती । सम० - कल्पना शब्दों की एक रचना 
प्रणाली जिसमें एक दूसरे से वियुवत शब्दों को मिला 
कर एक वाक्य बनाया जाय । 

ब्यवसर्ग: [ वि+-अव--सुज्‌--घड्म ] परित्याग । 

व्यवसायात्मक (वि०) उत्साह से पूर्ण । 

व्यवसायात्मिका (स्त्री०) दृढ्संकल्प से युक्त । 

व्यवस्थानम्‌ [वि--अव-+स्था-+-ल्युट्‌] निश्चित सीमा । 

व्यवस्थितविकल्पः निश्चित विकल्प । 

व्यवहारः [वि--अव -+-ह-+घज_] 1. संविदा 2. गणित 
के घात या बल 3. व्यापार 4. मुकदमा 5. प्रथा, 
रीतिरिवाज । सम०--अथिन्‌ (वि०) वादी, मुहई 
>-वादिन्‌ (वि०) जो प्रचलन के आधार पर तके 
करता हं । 

ब्यवहृतम [वि अव] ढू--क्त] व्यापारिक लेन-देन । 


व्यवायः | वि--अव-[-अय्‌--घव्स्‌ ] 1. दूरी, पार्थक्य 
2. प्रवेश, घुसाना । 

व्यसनब्रह्मचारिन्‌ (वि०) साथ-साथ दुःख भोगने वाला । 

व्यसनावापः विपत्ति का घर । 

व्यस्तपुच्छ (वि०) फैलाई हुई पूँछ वाला । 

व्यस्तिका (अ०) बाहों को. फेलाकर तथा पेरों को चौड़ा 
करके (खड़ा होना) 

व्याकृ (तना० उभ०) भविष्यवाणी करना (बृद्ध०) । 

व्याकरणम [ वि--आ--कु-ल्युट्‌ | 1. भेद, अन्तर 
2. भविष्यवाणी । 

व्याकोच (वि०) (फूल की भांति) खिला हुआ, पूर्ण 
विकसित । 

व्याकोपः [वि+-आ-|-कुप्‌ +-घञ्य्‌ ] विरोध, खंडन । 

व्याक्रोशः [वि--आ--क्रश्‌-|-घछा ] चिल्ला-चिल्ला कर 
गालियाँ देना, भत्संना करना । 

व्याघारित (वि०) जिस पर धी (या तेल) का छींटा 
दिया गया हो (इसी अर्थ में - अभिघारित भी) । 

व्वाधूणित (वि०) [वि+-आ--घूणं +-क्त] लुढ़का हुआ, 
चक्कर खाया हुआ - व्याघूणजगदण्डकुण्डकुहरो'' 'खः 
--चारा० । 

व्याघूर्णत्‌ (वि०) [वि4-आ-+-घूर्ण्‌ + शतृ] लूढ़कता हुआ, 
चक्कर खाता हुआ । 

व्याजनिद्रा झूठमूठ की नींद, दड़ मार कर सोना । 

व्याजव्यवहारः कौशलपूर्ण व्यवहार । 

व्याजिह्य (वि०) [वि+-हा+-मन्‌, द्वित्वादि नि०] कुटिल, 
तोड़ा-मरोड़ा हुआ, झुका हुआ - घूमपटलव्याजिह्य- 
रत्नत्विष:--नाग० ५।१७। 

व्याधिनिग्रहः रोग को नियंत्रित करना । 

व्याधिस्थानम्‌ शरीर । 

व्याप्तिवादः विश्वव्यापकता का सिद्धान्त । 

व्यापारक (वि०) [विँ-आ--पृ+-णिच्‌+-ण्वृल्‌] व्यापा- 
रग्रस्त व्यवसाय में लगा हुआ । 

व्यामिश्र (वि०) [वि+आ-~+ मिश्र्‌-अच्‌] 1. असंगत 
2. मिला-जूला 3. संदिग्ध, भ्रामक--व्यामिश्रेणेव 
वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे--भग० ३।२। 

व्यामिश्रकम [वि +-आ--मिश्र्‌ +-ण्वुळ्‌] नाटकीय समालाप 
जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हुआ हो 
--रा० २।१।२७ पर टीका । 

व्यायामः [वि+-आ-यम्‌+-घञ्ञ्‌] सैनिक अभ्यास, फौज 
की कवायद । 

व्यार्वाजत (वि०) [वि+-आ-+-वृज्‌+-क्त] झुका हुआ। 

व्यावहारिकसत्ता भौतिक अस्तित्व । 

व्यावृत्त (वि०)[वि+-आ¬-वृत्‌+-क्त] परिवतित- महा ० 
१२।१४१।१५। 

व्यासपीठस पुराणों के व्याख्याता का पद या गद्दी । 


( १३४३ ) 


ब्यासपूजा गुरु और व्यास की पूजा जो आषाढी पूर्णिमा 
को होती हे। 

व्याससमासौ (द्वि० व०) वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से । 

व्युत्क्रान्तजीवित (वि०) मृत, निर्जीव । 

व्युत्था (म्वा० आ०) 1. जीत लेना 2. दूर करना । 

व्युपरत (वि०) [वि+-उप~+-रम्‌+-क्त] विश्रान्त, समाप्त, 
मृत । 

व्यूहविभागः सेना को भिन्न-भिन्न ब्यू हों में बाँटना । 

व्यक (वि०) जिसमें एक कम हो । 

व्योमरत्नम्‌ सूर्य । 

व्योमसंभवा चितकबरी गाय । 


के 
व्रजभाषा मथुरा के आस-पास बोली जाने वाली भाषा । 
ब्रतः--तम [व्रज्‌घ, जस्य तः] मानसिक क्रिया कलाप 
ब्रतमिति च मानसं कर्म उच्यते--मी० सू० ६।२।२० 
पर झा० भा०। सम०--धारणम्‌ एक घामिक 
ब्रत का घारण करना । 
द्रात्यकाण्डैः अथववेद का एक काण्ड । 
ब्रात्यचर्या आहिण्डक या अवधूत का जीवन । 
ब्रोडादानम संकोच एवं नग्रतापूर्वक दिया गया उपहार । 
ब्रीहिवापम्‌ चावल की पौधा लगाना । 


शंस्‌ (भ्वा० पर०) उन ऋगमन्त्रों में स्तुति गान करना जो 
गायन के लिए निर्धारित नहीं किये गये--अप्रगीतेषु 
शंसति-मे ० सं० ७।२।१७ पर शा० भा० । 

झंसित (वि०) [शंस्‌ +-क्त] ध्यान दिया गया या मान 
लिया गया --जेसा कि “शंसितब्रतः” में । 

शंस्य (वि०) [शंस्‌+-प्यत्‌] 1. प्रशंसा के योग्य 2. ऊँचे 
स्वर से पठित । 

शकटव्यूहः एक विशेष प्रकार का सैनिक व्यूह्‌ । 

शकुलादनी 1. भूकीट, केंचुआ 2. एक जड़ीबूटी (कटकी) । 

शक्तिध्वज: कातिकेय । ` 

शक्य (वि०) [शक्‌+-ण्यत्‌] श्रुतिमधुर--शक्यः प्रियंवदः 
प्रोक्तः--इति हलायुध:--दश० २।५। 

शक्रकाष्ठा पूर्व दिशा । 

शद्कामियोगः दोषारोपण करना या संदेह करना । 

शङ्कराचार्यः वेदान्तदर्शन का महत्तम आचार्य, अद्वेतवाद 
का प्रवर्तक जिसने ब्राह्मण्य धर्म को पुनर्जीवित करने 
के लिए षष्मत की स्थापना की । 

शङकुपुच्छम्‌ (मधुमक्खी यां भीड़ आदि) कीड़ों का डंक । 

शङकुफला शंमी वृक्ष, जैंडी. का वृक्ष । 

शद्धः [शम्‌ +-ख] शंख का बना कंकण । सम०--आवते: 
शंख का झुकाव या गोलाई का मोड़, शंबुकावतं, 
-" वरूयः शंख से निर्मित कडा, - वेला शंखध्वनि के 
द्वारा संकेतित समथ । 

शतम्‌ (नपुं०) 1. सौ 2. कोई बड़ी संख्या । सम०--चन्द्रः 
तलवार या ढाल जो सौ चन्द्राङ्कनों से सुसज्जित हो, 
~ चरणा शतपदी, कनखजूरा,--पोनः चलनी, 
-~मघूखः चन्द्रमा,--लोचनः इन्द्र का विशेषण । 

शुः [शद्‌-त्रुन्‌] 1. दुश्मन, रिपु 2. विजेता, हराने वाला । 
सम०--निबहुण (वि०) शत्रुओं का नाश करने वाला, 

१६९ 


| व्लेष्कः पाश, जाल । 
श 
कुलम्‌ रिपु का घर,--लाव (वि०) शत्रुओं को 
मारने वाला । 
शनिचक्रम्‌ शनि की स्थिति से’ शुभाशुभ जानने का एक 
आलेख, चित्र । 


झपित (वि०) [शप्‌--क्त] शाप दिया हुआ । 

शपथकरणम्‌ शपथ उठाना । 

शपथूर्वकम्‌ (अ०) शपथ उठाकर (कहना या करना) । 

शफरुकः पेटी, बर्तन- हर्ष? ४ । 

झब्दः [शब्द+- घञ्ग्‌ ] 1. आवाज (श्रुति विषय और आकाश 
का गृण) 2. ध्वनि, रव (पक्षियों या विभिन्न प्राणियों 
का) 3. पद, सार्थक शब्द 4. व्याकरण 5. ख्याति 
लब्धशब्देन कौसल्ये-रा० २।६३।११ 6. पुनीत प्रणव 
(ओम्‌) । सम०-_अक्षरम्‌ पुनीत प्रणव, इन्द्रियम्‌ 
कान,-- गोचरः 1. वाणी का विषय 2. श्रव्य, -- वेल- 
क्षष्यम्‌ शाब्दिक भिन्नता, संज्ञा व्याकरण का एक 
पारिभाषिक शब्द,--पा० १।१।६८,--स्मृतिः (स्त्री०) 
भाषा विज्ञान । 

शमात्मक (वि०) शान्त, स्वभाव से शान्तिप्रिय । 


शमोपन्यास: शान्ति के लिए बोलने वाला, शान्ति की 
वकालत करने वाला । 

शमनोय (वि०) [शम्‌+-अनीय] शान्ति देने योग्य, मन को 
शान्ति प्रदान करने योग्य । 

झमीकुणः वह समय जब कि शमी वृक्ष के फल आता हे । 

शम्भुतेजस्‌ 1. शिव की आभा 2. स्कन्द का विशेषण । 

शम्या [शम्‌ +-यत्‌+-टाप्‌] 1. लकडी या चौखट 2. जूए 
की कील 3. एक प्रकार की वीणा 4. यज्ञपात्र 5. एक 
प्रकार का शल्यचिकित्सापरक उपकरण । सम० 
ठ ल दूरी जहाँ तुक कोई लकड़ी फेंकी जा 
सके । 


( १३४४ ) 


शयनम्‌ [शी-ल्युट्‌] 1. सोना, लेटना 2. विरतरा, खाट 
3. सहवास, यौनसंवंध । सम ०--पीलिका सेविका जो 
राजा को शय्या बिछाती ह, --भूर्मिः शयन कक्ष, सोने 
का कमरा । 

जारक्षेपः वाण फेंकने की दूरी का परास । 

शरणम्‌ [शु+ल्यूट] 1. प्ररक्षण, सहायता 2. शरणागार, 
शरणाश्चम 3. आवास, घर 4. विश्रामस्थळ- 5. आहत 
करना, हत्या करना । सम०--आगतिः प्ररक्षणार्थ 
पहुँचना, - आलयः शरणगृह,--द (वि०),--प्रद 
(बि०) शरण देने वाला । 

शरज्ज्योत्स्ना | शरद्‌--ज्योत्सना] शरद्तु की चाँदनी, 
--शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटाम्‌-सौन्दर्य 
छहरी । 

शरीरचिन्ता शरीर की देखभाल । 

शरोरधातुः बुद्ध के शरीर की अवशिष्ट भस्म । 


शरोराकार:, | शारीरिक दर्शन, देह का आकार-प्रकार, 

शरोराकृतिः | सूरत, शक्ल, शरीर का डीलडौल । 

शर्करा [शु-न-करन्‌, कस्य नेत्वम्‌] 1. गन्ने से निमित शक्कर 
2. कडूड 3. पत्थरों के टुकड़ों से बहुल भूमि 4. रेत 
5. ठीकरा 6. सुनहरी भूमि--स्तिमितजलो मणि- 
शङ्कशर्करः - रा० २८१।१६। 

शर्कराल (वि०) [शकंरा-+-अलच्‌] कद्धूड़ के कणों से 
युक्त (जैसे कि रेतीले तट की हवा) । हि 

शर्मण्य (वि०) [शर्मेन्‌ त-य] शरण देने वाला, प्ररक्षण देने 
वाला । व 

शलाका [शल्‌ +-आकः] 1. खूंटी, कील 2. अंगुली--शला- 
कानखपातैश्च-भहा० ४।१३।२९। सम०- परीक्षा 
विद्यार्थी की परीक्षा लेने की रीति जिसके अनुसार 
पुस्तक में कहीं भी शलाका से संकेत किया जा सकता 
हे,-पुरुषाः ६३ दिव्य जेन, यन्त्रम्‌ शल्य चिकित्सा 
से संबद्ध एक उपकरण,--कतूं (पुं) जर्राह, शल्य- 
चि्कित्सक,--क्रिया शरीर में घुसे हुए कांटे आदि 
किसी पदार्थ को वाहर निकालना, -पबेन्‌ महाभारत 
का नवाँ खण्ड (पर्व) । 

शवशथनम्‌ क़बरिस्तान । 

शवशिबिका अर्थी, शव को ले जाने वाली पालकी । 

शवझष्कुलो एक प्रकार की मछली । 

झस्त्रम्‌ [ शस्‌ +-्ट्रन्‌ | 1. हथियार 2. लोहा 3. इस्पात 
4. स्तोत्र । सम०-- कर्मन्‌ शल्यक्रिया,--निपातनम्‌ 
शल्यक्रिया, --व्यबहारः हथियार चलाने का अभ्यास | 

शाककलम्बक: लशुन, प्याज जैसी एक गांठदार कन्द । 

झाकपात्रम्‌ सब्जी की तश्तरी । 

शाखा परम्परा प्राप्त वेद का पाठ, किसी विशेष शाखा 
द्वारा अनुसुत वेद पाठ जैसे शाकर शाखा, आइवलायन 
शाखा, बाष्कल शाखा आदि । सम०-अध्येतृ वेद की 


किसी विशेप शाखा के पाठ का पढ्ने वाला विद्यार्थी, 
--वातः वायु के कारण अंगों में पीड़ा । 

शाड्रूरपीठ: शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित पाँच आध्यात्मिक 
केन्द्रों में से कोई सा एक । 

ज्ाडखायन: वेद का एक अध्यापक । 

झाण्डिल्यस्मृतिः शाण्डिल्य हारा प्रणीत एक धर्मग्रन्थ या 
विधि की पुस्तक । 

शातऋतव (वि०) [ शतक्रतु+-अण्‌ ] इन्द्र संबन्धी । 

शातनम्‌ [ शोन-णिच्‌, तङ+ल्यृट्‌ | पैनाना, तेज करना, 
चमकाना । 

झान्त (वि०) [ शम्‌-क्त ] प्रभावहीन किया हुआ, ढूँठा 
किया हुआ। सम०-गुण (वि०) उपरत, मृत 
-- नृपे शान्तगुणे जाते -रा० २।६५।२४, रजस्‌ 
(वि०) 1. धूल रहित 2. निरावेश । 

शान्ति: (स्त्री ०) [ शम्‌ +-क्तिन्‌ ] विनाश, अन्त । सम० 
--कर्मन्‌ पाप को दूर करने का कोई धार्मिक अनुष्ठान, 
--बाचनम्‌ ऐसे वेद मंत्रों का सस्वर पाठ जो पाप को 
दूर करने वाले समझे जाते है । 

ज्ञापग्रस्त (वि०) शाप के दुष्प्रभाव से जकड़ा हुआ । 

ज्ञापाम्बु । शाप का उच्चारण करते समय दिये जाने 

शापोदकम्‌ | वाले पानी के छींटे। 

झाबरभाष्यम्‌ मीमांसा सूत्रों पर किया गया भाष्य । 

ज्ञामित्रम्‌ [ शम्‌ +णिच्‌+इत्रच्‌ ] पशु बलि देने का 
स्थान । 

शाम्बरिक: [ शम्बर -|-ठक्‌ ] बाजीगर । 

शारद (वि०) [ शरद्‌-अण्‌ | चतुर, निपुण । 

झारद्वंतः कृप का नाम । 

झ्ारिश्णुडझखला एक प्रकार का पासा, शतरंज खेलने की गोट । 

झार्ब (वि०) [ शवं {अण्‌ ] शिव से सम्बन्ध रखने 
बाला । 

शालडूगयन: एक ऋषि का नाम । 

शालङ्किः पाणिनि का नाम । 

झा (वि०) [ शश--अण्‌ ] खरगोश से प्राप्त, खरगोश 
सम्बन्धी । 

शासनम्‌ [ शास्‌ + त्युट्‌ ] 1. धामिक सिद्धान्त 2. संदेश । 
सम० -दूषक (वि०) आदेश का पालन न करने 
वाला, -- लडघनम्‌ आज्ञा का उल्लंघन करना । 

शास्त्रम्‌ [ शास्‌+ष्ट्रनू ] 1. आदेश, आज्ञा 2. पावन, 
शिक्षण, वेद का आदेश 3. ज्ञान का कोई विभाग 
4. किसी विपय का सैद्धान्तिक पहलू--इमं मांच 
शास्त्रे च विमुशतु--माल० १। सम०--अन्वित 
(वि०) शास्त्रीय नियमों के अनुकूल, कक्तू (पु०) 
शास्त्रीय पुस्तकों का व्याख्याता,--बजित (वि०) 
सब प्रकार के नियम या विधि से मुक्त, -वाद: शास्त्र 
के आधार पर दिया गया तर्क। . 


( १३४५ ) 


दाक्‍्यपादा: छींका लटकाने के लिए रस्सी । | 

शिक्षा [ शिक्ष्‌ {-अ~+-टाप्‌ ] 1. दण्ड 2. गुरु के निकट 
विद्याभ्यास 3. उपदेश 4. सलाह । सम०- आचार 
(वि०) (गुरु के) उपदेशों के अनुसार आचरण करने 
वाळा । 

शिखण्डकः | शिखण्ड-|-कत्‌ ] 1. कूल्हे के नीचे शरीर का 
मांसल भाग 2. शेववाद में मुक्ति की एक विशेष 
अवस्था । 

शिखाबन्ध सिर के बालों का गुच्छा, चोटी बांधना । 

शिखिन्‌ (वि०) [ शिखा-+-इनि ] 1. नोकदार 2. चोटी- 
घारी 3, ज्ञान की चोटी पर पहुंचा हुआ 4, अभिमानी 
(पु) 1. मोर 2. अग्ति। सम० -कणः आग कौ 
चिनगारी,--भूः स्कन्द का नाम, - मृत्युः कामदेव । 

शिलाक्षरम्‌ 1. प्रस्तरमुद्रण, पत्थर के द्वारा छापने की प्रक्रिया 
2. शिलालेख, पत्थर पर खुदवाया हुआ अनुशासन । 

झिलानिर्यासः शिलाजतु, शीलाजीत । 

शिलाशित (वि०) पत्थर पर बनाया हुआ । 

शिलोपद: पादस्फीति, फील पाँव रोग । 

शिल्पगेहम्‌ शिल्पकार का कारखाना, कारीगर के काम 
करने का स्थान । 

शिल्पज्जीविन्‌ (वि०) कारीगरी का काम करके जीविको- 
पार्जन करने वाला व्यक्ति, शिल्पी । 

हिव (वि०) [ शो--वन्‌ पृषो० ] 1. शुभ, मंगलमय, 
सौभाग्यसूचक 2. स्वस्थ, प्रसन्न, भाग्यशाली, (पुं०) 
1. हिन्दुओं के त्रिदेव में से तीसरा 2. पारा 3. सुरा, 
स्पिरिट 4. समय 5. तक्र, छाछ। सम० अद्वेतः 
दैववाद का दर्शनशास्त्र, अकंमणिदीपिका अप्पय- 
दीक्षित द्वारा रचित शैववाद पर एक ग्रत्थ,--काम- 
सुन्दरी पार्वती का विशेषण, पदम्‌ मोक्ष, मुक्ति, 

बीजम, पारा । 


शिक्षणिषा [ शी +सन्‌ -| अछू--टाप्‌ घातोद्वित्वम्‌ ] सोने 
को इच्छा । 

झिशिरमयित (वि०) सर्दी सेठिठुरा हुआ । 

शिशु: [ शोन कु, सन्वद्भावः, द्वित्वम्‌ } 1. वच्चा, बाल 
2. किसी भी जन्तु का बच्चा (बछड़ा, | 
बिलोटना आदि) 3. छठें वर्ष में हाथी । सम० 
= नासन्‌ (पुं०) ऊंट । 

हिहनम्भर (वि०) विषयी, कामलोलूप । 

शिष्टविगर्हणभ_ बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली 
निन्दा । 

` झिष्टसम्मत (वि०) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा माना हुआ । 

झीधकेखम, ग्रहसंयोग से दूरी, फासला । 

शी घ्रपरिधि: (पुं०) ग्रहसंयोग का अधिचक्र । 

जोकर (वि०) 1. मनोरम, रमणीय 2. आनन्दप्रद, 
सुखमय । 


शीर्षछेदिक १ (वि०) फांसी पर चढ़ाये जाने के योग्य, 

शीषंछेद्य } -- शीर्षच्छेद्यः स ते राम तं हत्वा जीवय 
द्विजम्‌--उत्तर० २।२८। 

शीर्षत्राणम शिरस्त्राण, टोप ।' 

शोषंपट्टकः दुपट्टा, साफा, पगडी । 

शुकसप्ततिः एक तोते के द्वारा अपनी स्वामिनी को सुनाई 
गई सत्तर कहानियों का संग्रह । 

शुक्रम्‌ [ शुच्‌--रक्‌, नि० कुत्वम्‌ | 1. उज्ज्वलता 2. सोना 
दौलत 3. वीर्य 4. किसी चीज का सत्‌ 5. पुंस्त्व- 
शक्ति, स्त्रीत्वशक्ति । सम०--कृच्छम मूत्रकृच्छ 
रोग,--दोष: बीर्य का दोष । 

शक्लम [शुच्‌--लुक, कुंत्वम्‌] 1. उज्ज्वलता 2. श्वेत धब्बा 
3. चाँदी 4. आँख की सफंदी का रोग । सम०--जीव: 
एक प्रकार का पौधा,--देह(वि०)पवित्र शरीर वाला । 

शुचियन्त्रम्‌ एक मशीन जिसके द्वारा आतिशबाजी का 
प्रदर्शन किया जाता है । 

शुचिश्रवस्‌ (पुं०) विष्णु का नाम । 

शुचिषद्‌ (वि०) सन्मार्ग पर चलने वाला । 

शुण्डमूषिका छछुन्दर । 

शुण्डादण्ड: हाथी का सूंड । 

शुद्ध (वि०) [ शुधन-क्त ] 1. लांचा हुआ, आजमाया 
हुआ, परीक्षित 2. पवित्र, निष्कलंक 3. ईमानदार, 
धर्मात्मा 4. विशुद्ध, खालिस जिसमें कुछ मिलावट 
न हो (विप० मिश्र) । सम०-अद्वेतम्‌ अद्देत की 
वह स्थिति जहाँ कि जीव और ईश्वर का सायुज्य 
मायारहित माना जाता हे,---बोध (बि०) (वेदान्त०) 
विशुद्ध ज्ञान से युक्त, भाव (वि०) . पवित्र मन 
वाला, विष्कम्भकः नाटक का वह भाग जहाँ केवल 
संस्कृत बोलने वाले पात्र ही दिखाई दें। 

शुद्धिः [ शुध्‌ --क्तिन्‌ ] (गणित० में) शेष न छोड़ना । 

शुभमड्भलम्‌ सौभाग्य, कल्याण, अभ्युदय । 

शुल्काध्यक्षः चुंगी का अध्यक्ष । 

शुल्बसूत्रम सूत्रग्रन्य जिसमे श्रोत यज्ञकृत्यों की विविध 
गणनप्रक्रिया समाविष्ट हूँ । 

शुष्ककासः सूखी खाँसी । 

शुष्करुदितम ऐसा रोना जिसमें आँसू न आर्ये । 

शूकः [ शिव+कक्‌, संप्रसारणम्‌ ] 1. प्रकिण्व, सुरामण्ड 
2. खमीर । 

शूद्रः [ शुच्‌ + रक्‌, पृषो० चस्य दः दीघेश्च ] हिन्दु समाज 
में चौथे वर्ण का पुरुष (कहा जाता हे कि वह पुरुष 
के पैरों से उत्पन्न हुआ--पदूभ्यां शूद्रोऽजायत--ऋ ० 
१०।९०।१२।) । सम०--अञ्नम्‌ शूद्र द्वारा दिया 
गया या परोसा गया भोजन,--ध्ल (वि०) शूद्र 
की हत्या करने वाला,--बृत्तिः शूद्र का व्यवसाय, 

संस्पज्ञः शूद्र से छू जाना । 


( १३४६ ) 


झोण्डोयेम्‌ [ शोण्डीर+-ष्यञ्ग्‌ ] 1. श्रवीरता, पराक्रम 

2. अभिमान, घमंड । 
झोर्यकम्‌ (नपुं) शूरवीरता का कार्य । 
झौब (वि०) [ श्वन्‌+भण्‌, टिलोपः ] आगामी कल से 

संबंध रखने वाला । 
इमश्ुकरः नाई, हजामत बनाने वाला । 
इमश्रशेखर: नारियल का पेड़ । 
इयास: [ इये {-मक्‌ | तमाल का पेड़ । 
श्यामवल्ली काली मिर्च । : 
श्यामा दुर्गादेवी का तान्त्रिक रूप । हे 
इयेनकपोत्रीय (वि०) आकस्मिक संकट । ; 
इयेनपातः बाज का झपट्टा । रि 
शद्धाजाडघम्‌ अंध विश्वास । डे 
श्रद्धेय (वि०) [ श्रत्‌ृ+घा-+ण्यत्‌ ] विश्वासपात्र,-श्रद्धेयाः 
विप्रलब्धारः--कि० ११1३५ । 
श्रम्‌ (प्रेर०--श्र-श्रामयति) 1. थकाना 2. जीतना, हराना । 
श्रमविनोद: कलांति दूर करना, विश्राम करना । 
श्रातं (वि०) थक कर चूर-चूर, थकान से पीडित । 
श्रवपत्रम्‌ कान की बाली । 
श्रवणम्‌,-णः [श्रु +ल्युट्‌ ] 1. कान 2. त्रिकोण की एक 

रेखा 3. सुनने की क्रिया। सम०-पुटकः कर्णविवर, 

पुरकः कान की बाली, कर्णफूल,- प्राघुणिकः श्रवण 

गोचर वस्तु, कानों में आना,-भुत ( वि० ) कहा 

गया । + 
श्राद्धमित्रः श्राद्ध के द्वारा बनाया गया मित्र । 
श्ाद्धाहे ) (वि०) श्राद्ध के लिए उपयुक्त । 
श्राद्धेय 


` शूरः [ शूर--अच्‌ ] 1. नायक, योद्धा 2. सेर 3. 
4. सूर्य 5. साल का वृक्ष 6. मदार का पौधा 
7. चित्रक वृक्ष 8. कुत्ता 9 मुर्गा । सम०--वादः 
बौद्धों का अनस्तित्व सिद्धांत । 

शूलः [ शूल --क | 1. विक्रय 2. बेचने योग्य पदार्थं 
3. नोकदार हथियार 4. लोहे की- सलाख (जिस पर 
रख कर माँस भूना जाता है) 5. किसी भी प्रकार 
का दर्द 6. मृत्यु। सम०--अडूः शिव का विशेषण 
- ये समाराध्य शूलाडूं--महा० १०।७।४७, -- अबतं 
सित (वि०) सलाख पर लटकाया हुआ, सूली पर 
चढ़ाया हुआ, आरोप: सूली पर चढ़ाना । 

झूल्यमांसम्‌ भूना हुआ मांस । 

शूष (वि०) [ शूष्‌+-अच्‌ ] 1. गुंजायमान 2. साहसी । 

श्यद्धम्‌ | शृञ-गन्‌ मुम्‌,ह्व स्वश्च ] 1. सींग 2. पर्वत की 
चोटी 3. ऊंचाई 4. स्त्री का स्तन 5. एक विशेष 
प्रकार का सैनिक व्यूह्‌ । सम०--प्राहिका 1. प्रत्यक्ष 
रीति 2. (तर्क० में) एक पक्ष लेना। 

शङ्खिन्‌ (वि०) [ श॒ङ्ग‡इनि ] सींगों वाला जानवर 
(पुं०) बैल । 

श्युतपाक (वि०) पूर्णत: पका हुआ। 

श्वुतक्षीत (वि०) उबाल कर ठंडा किया हुआ । 

शेष: [ शिष्‌-अच्‌ ] 1. अङ्गभूत वस्तु 2. प्रसाद, 
कृपा । 

शेषाचलः | तिरुपति की पहाडियाँ । 

दोषाब्रिः 

शक्यः [ सिक्य+-अण्‌ ] 1. एक प्रकार का गोफिया 2. लट- 
काया हुआ बतंन । 

झैथिल्यम्‌ [शिथिल +-ष्यञ्ग्‌] 1. अस्थिरता 2. शिथिलता, 
सुस्ती 3. (दृष्टि की) शून्यता 4. अवहेलना । 

शलगुरु (वि०) पहाड़ जैसा भारी । 

शेलबीजम्‌ भिलावाँ । 

शैलूषी [ शिलूष+ अण्‌ --डीप ] नटी, नर्तकी । 

की (वि०) शोकपीडित, गम का सारा । 


श्रावकः [ श्रु-ण्वुल्‌ | वह ध्वनि जो दूर से सुनी जाय । 
श्रितक्षम (वि) स्वस्थ, शान्त । 
भ्रितसत्त्व (वि०) जिसने साहस का आश्रय लिया है, 
साहसी, दिलेर । 
श्री [ श्िञ-क्विपू, नि० दीधः ] वेदत्रयी, तीनों बेद । 
श्रौमुकुटम्‌ सोना, स्वर्णं । 
श्रीमत्‌ (पुं०) 1. तोता 2. सांड । 
श्रुतिः [ श्रु ञ-क्तिन्‌ ] 1. वाणी 2. कीति 3. उपयोग, लाभ 
4. विद्वत्ता, पांडित्य । सम० अर्थः वैदिक अर्थसूचन, 
~~ जातिः नाना प्रकार के दिक्स्वर, दूषक (वि०) 
कानों को कष्ट देने वाला,--बेघः कान बींघना-क्षिरसू 
उपनिषदे श्रुतिशिरस्सीमन्तमुक्तामणिम्‌-- प्रताप० 
१।१। 
श्रेयोभिकांक्षिन्‌ (वि०) कल्याण चाहने वाला । ५ 
श्रेष्ठवेधिका कस्तुरी । 
शेष्ठान्वयः (वि०) उत्तम कुल में उत्पन्न । 
श्रोणिबिम्बम्‌ गोल नितम्ब --श्रोणिबिबचलदम्बर॑ भजत र 
रासकेलिरसडम्बरम्‌-नारा० । । 


कहत शाँग 
शोणः [ शोणू--अच्‌ ] लाल । 
शोणितप (वि०) [शोणित--पा--क] रुधिर पीने वाला । 
शोणितपित्तम्‌ रुधिरस्राव । 
शोध: [ शुध्‌--घज्म_ ] शुद्धि, सफाई, विरेचन । 
शोधनम्‌ [ शुध्‌--णिच्‌ + ल्युट ] 1. मार्जन, परिष्करण 
2. पाप अपराधादि से शुद्धि । 
शोभनश्चरितम्‌ सुन्दर आचरण, सदाचरण । 
झोली वनहरिद्रा, पीली हल्दी । 
शोषयित्नुः [ शुष्‌ +-इत्नुच्‌ ] सूयं । 
शोङ्केयः 1. गरुड़ 2. बाज, इयेन । 
शौचम्‌ [ शुचिञ-अण्‌ ] (तर्पण के लिए) जल । 


os १ 22 ० 2 27 


| ( १३४७ ) 


श्रौतस्माते (द्वि० व०) वेद और स्मृति से संबंध रखते 
वाला । है 

इलथबन्धनम्‌ 1. पुट्ठों का विश्राम देना 2. ढीली गांठ । 

इलाघाविपबंयः शेखी बघारने का अभाव, प्रशंसा या चाप- 
लूसी का न होना । पछ 

श्लिष्टरूपकम्‌ श्लेषयुक्त रूपक अलंकार, जिस रूषक के 
एक से अधिक अर्थ होते हों । ४ 

इलेषः [ इलिष्‌-[-घज्य, ] 1. आलिंगन, मैचुन 2. व्याकरण 
विषयक आगम संयोग 3. एक झब्दालंकार जहाँ एक 
शब्द के कई अर्थो द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न 
होता है। 

श्केषोपमा उपमा अलंकार जिसके दो अर्थ होते हों । 

इलेण्मफटाह: थूकदान । 

इलोक्य (वि०) [ श्लोक्‌-|-ण्यत्‌ ] प्रशंसनीय । 

इवजोविका कुत्ते का जीवन, दासता । 

इवदंष्ट 1. कुत्ते की दाढ 2. गोखरू का पौधा । 


घडंश: छठा भाग । 

षडष्टकम फलित ज्योतिष का एक योग । 
बडूभिः अस्तित्व की छः लहरें । 

षट्पदः 1. मघुमक्खी, भारा 2. गीति छन्द । 
बड्क्रतु: (पुं०, ज० व०) छः ऋतुएं। 


बड्भाववाइः 'द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, बिशेष और 


श्वयीचिः [ इवयतेः चित्‌ ] चन्द्रमा । 

इवसुरगृहस्‌ इवसुरालय । 

इबसनमनोग (वि०) वायु और मन की भाँति चंचल । 

इवसनरन्ध्रम्‌ (नाक का) नथना । 

इक्सनसमीरणम श्वास, साँस । 

इथासः [स्वस्‌ +-घञ्ञ्‌] व्यञ्जनों के उच्चारण मे महा- 

= प्राणता । है 

इवसूप्रभृति (अ०) आगामी कल से लेकर । 

इशोषसीयस (बि०) प्रसन्न, शुभ, मङ्गलमय । 

इवेत: [श्बित्‌ --अच्‌, घडा वा] 1. सफेद बकरी 2. धूमकेतु, 
पुच्छलतारा 3. चाँदी का सिक्का 4. जीरे का बीज 
5. शंख 6. सफेद रंग 7. शुक्र तारा । सम० - अंशुः 
चस्द्रमा,--अइब: अर्जुन, - कपोतः 1. एक प्रकार का 
चूहा 2. एक प्रकार का साँप,-- क्षारः यवक्षार, शोरा, 
रसः छाछ और पानी बराबर-बराबर मिले हुए 
--बाराहः कल्प का नाम जो आजकल बीत रहा है । 


समवाथ' इन छः द्रव्यों की स्वीकृति पर आधारित 
सिद्धान्त । 

बाड़व: 1. रसराग की एक जाति जिसमें केवल छः स्वर 
जाते है 2. मिठाई, हलवाई का कार्य । 

सोडशाह: शाक्तशाखा का एक चक्र । 


स 


संयत्‌ (स्त्री०) [सम--बत्‌-|-क्विपू] युद्ध, रुका, संग्राम । | संगुति: [सम्‌ । यु]. तिन्‌] (गणित०)दो या दो से अधिक 


सम०-- वास (वि०) उस सबको एकत्र करने वाला 
जो सुखद हे । 

संयन्त्रित (वि०) [संयम्त्र -|-इतच्‌ |] रोका हुआ, बन्द किया 
हुआ । 1. - 

संयस्‌ (म्वा० पर०) 1. रोकना, दमन करना, दबाला 
2. सटासा, भींचना । , 

संयतमेशुन (वि०) जिसने मंबुन करमा त्याग दिया हे । 

संयति: [सम्‌ +-यम्‌--क्तिन्‌] तयश्वर्या, निरोध, संयमन । 

संयम: [सम्‌ -[-मम्‌+-अप्‌] प्रयत्न, उद्योग । 

संयोग: [सम्‌ 1-मुज्‌ --घञ्न्‌ ] 1. (दर्शन ०) भौतिक संपर्क 
2. शारीरिक संपर्क 3. बोगफल । सथ०--विधिः 
1. सम्मिश्रण की प्रणाली 2. जीब और ईश्वर के 
सायुज्य को दर्शानिवाली वेदान्त की उक्ति । 


संख्याओं का योगफल । 

संरभ्‌ (भ्वा० आ०) डरना--प्रवृत्ते रज इत्येव तन्न संरम्य 
चिन्तयेत्‌--महा० १२।१९४।३२ । 

संरब्धनेत्र (वि०) निसकी आँखें सूज गई हों । 

संरब्धभान ( वि० ) जिसके अभिमान को आघात लग 
चुका हूँ । 

संशम्भ: [सम्‌+-रभ्‌+-घञ्ञ, मुम्‌] 1. घृणा, द्वेष संरम्भ- 
योगेन बिन्दते तत्स्वरूपताम्‌ भाग० ७।१।२८ 2. (युद्ध 
का) वेग, आक्रमण को प्रचण्डता । 

संराडि: [सम्‌+ राख्‌ +-क्तिन्‌] निष्पत्ति, सफलता । 

संदद्ध (वि०) [सम्‌+ रुध्‌ बत] 1. बाधायुक्त (गति) 
फाल्गुनो गात्रसंरुद्धो देवदेवेन भारत-महा० ३ 
३९।६२ 2. कारावरुद्ध । 


( १३४८ ) 


संरोधः [म्‌ रुध्‌ +-घञ्ञ] बंधन, कैद । 

संरूढ (वि०) [सम्‌ +-र्ह्‌ +क्त] जो गहराई तक घुसा 
हुआ हो-ततो मामतिविश्वस्तं संरूढशरविक्षतम 
= महा० ३।१७४।१ । 

संवत्सरनिरोधः एक वर्ष की केद! 

संवद्‌ (भ्वा० पर९) परस्पर मिलाना । 

संबदनम, [संवद्‌ +-ल्यृट्‌] संदेश । 

संवादः [सम्‌+ वद्‌ ]- घडा ] अभियोग, मुकदमा । 

संवर्गविद्या (दशेन०) अवशोषण या विश्लेपण का शास्त्र । 

संबासः [सम्‌ + वस्‌ +घञ् ] सहवास । 

संबहनम, [सम्‌ +-वह + त्युट्‌] 1, मार्यदशत करना, नेतृत्व 
करना 2. प्रदर्शन करना, दिखलाना । 

संविग्न .(वि०) [सम्‌ +-विज्‌ +-क्त] 1. क्षुब्ध, उत्तेजित 
2. भयभीत, डरा हुआ 3. इधर-उघर चक्कर लगाता 
हुआ। ; 

संविज्ञानम्‌ [सम्‌ +- वि--ज्ञा--ल्युद्‌] 1. सहमति, अनुमोदन 
३. सम्यक्‌ ज्ञान 4. प्रत्यक्ष ज्ञान । 

संविद्‌ [सम्‌ +-विद्‌ + क्विप्‌] 1. मतेक्य--स्तुतीरलभमा- 
नानां संविदं वेद निर्चितान्‌ महा० १२।१५१।६ 
2. मित्रता-संविदा देयम्‌ --ते० उ० १।११।१३। 

संविध्‌ (स्त्री ० ) [सम्‌ +-वि-+धा -+ क्विप्‌] व्यवस्था--रावणः 
संविघं चक्रे महा० ३।२८४।२ । 

संविभक्त (वि०) [सम्‌+-वि+-भज्‌-क्त] बांटा हुआ, 
विभाजित, पृथक्‌ किया हुआ । 

संवेशः [सम्‌ +-विश्‌+-घञ्ा] कुर्सी । 

संवेशनम्‌, [सम्‌ +-विश्‌+-त्युट्‌] सोना, नींद लेना संवेदानो- 
त्थापनयो:--प्रतिमा ० । 

संवार: सम्‌ + वृ--घज्न_] बाधा, विघ्न । 

संवृतसंवार्ये (वि०) जो गोपनीय बातों को गुप्त रखता है । 

संवर्तः [ सम्‌ +-वृत्‌ +-घञ्ञ्‌ ] सिकोड़ना, सिकुड़न,-- पर्या- 
यात्‌ क्षणदृष्टनष्टककुभः संवर्तविस्त।रयोः ` - म० वी० 
५१। 

संवतित (वि०) [सम्‌-+-वृत्‌+क्त ] 1. लिपटा हुआ, 
लपेटा हुआ 2. बराबर आया हुआ । 


संबृद्धिः [ सम्‌ --वृध्‌ न क्तिन्‌ ] पुर्णवृद्धि, अभ्युदय, शक्ति । | 
: संस्कारवत्वम्‌ प्रमार्जन, परिष्कार--कि० १७।६। 


संव्यस्‌ (दिवा० पर०) व्यवस्थित करना, एकत्र करना । 

मंब्यूहः [सस्‌-वि--ऊह + घञ्‌ ] व्यवस्था, क्रम- 
स्थापन । 

संशित (वि०) [सम्‌+-शोञ-क्त | अपने संकल्प को 
दृड़ता पूर्वक निभाने वाला (जैसा कि 'संशितन्रत' 
कडाई के साथ अपना व्रत पुरा करने वाला) । 

संश्याक्षेपः एक अळंकार जिसमें संदेह का निवारण समा- 
विष्ट होता है । 

संशयोपमा संदेह के रूप में न्यस्त तुलना । 

संशुध्‌ (दिवा? पर०) शुद्ध करना, सुरक्षित रखना 


(आक्रमण से)- संशोध्य त्रिविघं मार्ग --मनु० 
७1१८५ । 

संक्षि (म्वा० उभ०) संभोगसुख के लिए 

संश्रयः [ सम्‌--श्रि + अच्‌ ] 1. आसक्ति 
का कोई अंश । 

संश्रवस्‌ (नपुं०) [सम्‌ +-श्रु + असुन्‌ ] पुरो कीति या 
ख्याति । 

संड्लिष्ट (वि०) [ सम्‌ --श्लिप्‌ --क्त ] भिश्चित, अव्यव- 
स्थित,-- ष्टम्‌ (नपुं०) राशि, ढेर । 

संसक्त (वि०) [ सम्‌--सञ्ज्‌+-क्त ] 1. विषयासक्त 
2. अनुरक्त ! 

संसञ्जमान (वि०) [सम्‌-{-सञ्ज्‌+- शानच्‌ ] 1. साथ 
लगने वाला 2. संकोच करने वाला, झिल्षकने वाला, 
वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसञ्जम!नया--रा० 
२।२५।३९ । 

संसदनम्‌ [ सम्‌ +-सद्‌ +ल्युट्‌ ] खिन्नता, अवसाद । 

संसिद्धिः [ सम्‌+ सिध्‌-क्तिन्‌ ] 1. अन्तिम परिणाम 
2. अन्तिम शब्द । 

संसृ (म्वा० पर०) 1. स्थगित करना, उठा रखना 2 काम 
में लगाना । 

संसारसागरः || जन्म मरण का समुद्र । 


पहुँचना । 
2. किसी पदार्थ 


संसाराव्धिः 

संसाराणंवः 

संसारपड़ू: संसार रूपी कीचड़ । 

संसारवृक्षः सांसारिक जीवन रूपी वृक्ष । 

संसेव्‌ (भ्वा० आ०) 1. सम्मिलन करना 2..सेवा करना, 
सेवा में प्रस्तुत रहना 3. व्यसनी होना । 

संसेवा [ सम्‌ {-सेव्‌ + अड-- टाप्‌ ] 1. (किसी सभा, समाज 
में) नित्यप्रति जाना 2. उपयोग, काम में लगाना 
3. आदर सत्कार, पूजा अर्चना । 


: संस्कृ (तना० उभ०) 1. संचय करना--ये पक्षाप रपक्षदोष- 


सहिताः पापानि संस्कुर्वते--मृच्छ० ९।४ 2. यथा- 
थंता पर पहुँचना (गणित०) । 

संस्कारवती (स्त्री) जिसे चमका कर उज्ज्वल कर दिया 
गया हे - संस्कारवत्येव गिरा मनीषी-कु० १।२८। 


संस्कृतात्मन्‌ (वि०) आध्यात्मिक अनुशासन, या धर्म- 
कृत्यों के द्वारा जिसने अपने आपको पवित्र कर 
लिया हूँ। 


` संस्कृतिः [ सम्‌ --कृ--क्तिन्‌ ] 1. परिष्कार 2. तैयारी 


3. पूर्णता 4. मनोविकास । 

संस्तम्भनम्‌ [ सम्‌+-स्तम्भ्‌ +ल्युट्‌ ] रोकना, बंधन में 
डालना, पकड़लेना । 

संस्तीर्ण (वि०) [सम्‌+-स्तृ+क्त] छितराया हुआ, 
बखेरा हु आ--समिद्वन्तः प्रान्त संस्तीणंदर्भाः-श ०४।८। 


( १३४९ ) 


संस्था (म्वा० आ2-प्रेर०) 1. (नगर) निर्माण करना 
2. पुनः स्थापित करना 3 दाह संस्कार करना, 
(जैसे अस्थिस्थापनम्‌) अस्थि प्रवाहित करना, या 

_ जल समाचि देना । 

संस्था [ सम्‌ --स्था--अड--टाप्‌ ] 1. सहमति - कृतां 
संस्थामतिक्रान्ता:--रा ० ४।५७।१८ 2. दाह संस्कार 

. 3. सिपाही, गुप्तचर । 

संस्थाबृक्षः गमले में लगा पौधा - कौ» अ० १।२०। 

संस्थानम्‌ [ सम्‌ स्था-ल्युट्‌ ] 1. सरकार को संस्थित 
रखने का कार्य-कौ० अ० २।७ 2. भाग, प्रभाग, 
खंड 3. सौन्दर्य, कीति । 

संस्थित (वि०) [सम्‌ -स्था +क्त] सुव्यवस्थित - संस्थि- 
तदोविषाणः--रां० ३।३१।४६ । 

संस्थितिः (स्त्रीश) [ सम्‌ स्था-क्तिन्‌ ] 1. एक ही 
अवस्था में पंक्ति बद्ध रहना 2. महत्त्व देना 3. रूप, 
शक्ल 4. सातत्य, ने रन्त्यं । 

संहृत (वि०) [ सम्‌-हन्‌+-क्त ] 1. सुदृढ़ अंगों वाला 
2. मारा गया । 

संहतहस्त (वि०) एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए । 

संहतिः [ सम्‌+-हन्‌+-क्तिन्‌ ] 1. संधि, (कपड़े की) 
सीयन 2. मोटा होना, सूजन । 

संह (म्वा० पर०) विपथगामी करना, भटकाना, भ्रष्ट 
करना--शुरान्‌ भक्तानसंहार्यान्‌-महा० १२।५७। 

, २३ पर भाष्य । 

संहाररब्रः संहार करने वाला रुद्र देवता । 

सकर (वि०) 1. कर युक्‍त, हाथों वाला 2. कर लगाने 
योग्य 3. किरणों से युक्‍त । 

सकीलः वह पुरुष जो इतना पुंस्त्वहीन है कि स्वयं संभोग 
करने के पूर्व अपनी स्त्री को परपुरुष के पास 
भेजता हुँ । 

सकृत्स्नायिन्‌ (वि०) केवल एक बार स्नान करने वाला 
“-मन्‌० ११।२१४। 

सकृदाहृत (वि०) जो राशि एक किश्तों में न चुकाकर 
एकमुर्त चुकाई गई हो । 

सकृद्गतिः संभावनामात्र, केवळ एक ही विकल्प । 

सकृद्विभात (वि०) जो तुरन्त प्रकट हो गया है । 

सगतिक (वि०) संबंधबोधक अव्यय से जुड़ा हुआ । 

सङ्कूटहरचतुर्थो गणेश की पूजा करने का शुभ दिन माघ 
कृष्ण या भाद्रकृष्ण चतुर्थी । 

सङ्कालनम्‌ [सम्‌ +- कल्‌ --णिच्‌--ल्युटू! 

सङ्कर्षणः [सम्‌ +-कृष्‌ +ल्युट्‌] अहंकार । 

सङ्करः [सम्‌ +-कृ--अच्‌] गोबर । 

सङ्करज ) (वि०) जिसके मातापता भिन्न-भिन्न जाति 

सडूरजात | के हों, मिश्र मातापिता की सन्तान । | 

सङ्कूरीकरणम्‌ जातिमों का मिश्रण । 


दाहसंस्कार । 


सङ्क्लूप्‌ (म्वा० आ०) ओध्वंदेहिक कृत्य करना । अन्त्येष्टि 
करना । 

सङ्कुल्पप्रभव (वि०) इच्छा से ही उत्पन्न, मानस--संकल्प- 
प्रभवान्‌ कामान्‌ भग०। 

सडूल्पमूल (वि०) किसी इच्छा पर आधारित । 

सङ्क्रन्दः[ सम्‌ --ऋन्द्‌ -- घडा] 1. युद्ध, लड़ाई 2. विलाप । 

सङ्कऋमणम्‌ [सम्‌ + क्रम्‌ +ल्युट्‌] मृत्यु--रा० २।१३।१२ ¦ 

सङ्ऋोशः [ सम्‌ क्रुश्‌--घठा, ] ऊँचे स्वर से विलाप 
करना । 

सङ्क्लिष्ट ( वि० ) [ सम्‌--क्लिश्‌+-क्त ] 1. जिस पर 
खरोंच आ गई हो 2. जिस पर घब्बा आदि पड़ गया 
हो, धूमिल, मलिन । 

सङ्क्षयः [सम्‌ +क्षि+ अच्‌] 1. शरणागार, घर 2. मृत्यु । 

सङ्क्षेपः [सम्‌ }-क्षिप्‌ + घञ्ग्‌] विनाश । 

सङ्क्षोभणम्‌ [सम्‌ --क्षुभ्‌ -ल्युट्‌] शोक का प्रबल आधात, 
घक्का । 

सङ्ख्या [सम्‌ --ख्या--अड--टाप्‌] 1. युद्ध, लड़ाई 2. नाम 
3. ज्यामितिपरक शंकु । 

सङ्ष्यापदम्‌ अंक । 

सङ्कम्‌ (म्वा० आ० प्रेर०) 1. दे देना, सौंप देना 2. हृत्या 
करना । 

सङ्कतगात्र (वि०) जिसके शरीर में झुरियाँ पड़ गई हैं, या 
सिकुड़ गया हे । 

सङ्गतिः [सम्‌ + गम्‌+-क्तिन्‌] (मीमांसा०) अधिकरण के 
पाँच अंगों में से एक । न 

सङ्गुप्तिः [सम्‌ --गुप्‌ + क्तिन्‌] 1. प्ररक्षण 2. योपन, गुप्त 
रखना । 

सङ्भोपनम्‌ [सम्‌ +-गुप्‌+-ल्युट्‌] संथा गुप्त रखना । 

सङ्ग्रहः [सम्‌ + ग्रह्‌ + अप्‌] छोड़े हुए शस्त्रास्त्रों को वापिस 
ग्रहण करना । 

सङ्ग्रामकर्मन्‌ (नपुं०) युद्ध करना, लडाई लड़ना । 

सङ्ग्राममूर्घन्‌ (पुं०) युद्ध का अग्रिम क्षेत्र । हि 

सङ्घवत्तम्‌ निगम आदि संकायो का मिलकर कार्य करने का 
ढंग (आचरण) -कौ० अ० ११। 


सद्धुवत: [सम्‌ +हन्‌+घञ्ञ्‌] 1. बहाव- यस्य शोणित-. 


संङ्घाता--महा० १२।९८।३१ 2. कठोर भाग 3. युद्ध 
4.हडडी 5. गद्दनता 6. समूह । 
सङ्घातचारिन्‌ (वि०) समूह में मिलकर चलने वाळा । 
सद्धातमत्यु: सबकी एकदम मृत्यु । F 
सङ्घातशिला कड़ा पत्थर जिसपर (नारियल जैसी) वस्तुएँ 
तोड़ी जाती हैं, पत्थर जैसा कठिन पदार्थ । 
सद्धर्ष: [सम्‌ +-धृष्‌+-घञ्य्‌] 1. शत्रुता 2. कामोत्तेजना । 
सद्धर्षा तरल लाख । 
सचराचर (वि०) चल तथा अचल वस्तुओं समेत । 
सजागर (वि०) जागरूक, सावधान, स्तक । 


(१३५० ) 


सज्ज (वि०) [सज्ज +अच्‌] 1. सूत में पिरोया हुआ 
2. धनुष की डोरी पर ताना हुआ । 

सञ्चकः [ सम्‌--चि-|-ड, स्वार्थकन्‌ ] सांचा (जैसा कि 
इँट पाथने वाले प्रयुक्त करते हैं) । 

सञ्चारः | सम्‌+चर्‌+णिच्‌+घज्म ] 1. मुर्व करना 
--संचार: श्रवणदर्शनाभ्यां परमोहनम्‌--महा ० 
१२1५९४८ पर भाष्य 2. (जंगली जानवरों के) 
पदचिह्न । 

सञ्चष्कारयिषु (वि०) शौचसंबंधी धर्मकृत्यों का अनुष्ठान 
कराने का इच्छुक । 

सञ्जनन (वि०) [सम्‌ +-जन्‌+-ल्युट्‌] पैदा करने. वाला, 
उत्पादक। ) 

सञ्जातनिर्वेद (वि०) खिन्न, अवसन्न, उदास । 

सञ्जातविश्रम्भ (वि० विश्वस्त, भरोसे वाला । 

सञ्जप्‌ (म्वा० पर०) प्रतिवेदन देना, वक्तव्य देना । 

संजिहान ( वि० ) [सम्‌--हा--शानच्‌ घातोद्वित्वम्‌] 
त्यागने वाला, छीड़ने वाला । 

संश्क (वि०) [ संज्ञ+कन्‌ ] नाश करने वाला--कदा 
वयं - करिष्यामः संन्यासं दुःखसंज्ञकम॒-महा ० 
१२।२७९।३ । 

संज्ञपित (वि०) [सम्‌--ज्ञा+-णिच्‌ +क्त, पुकागमः] बलि 
दिया गरमा; नष्ट किया गया--भाग० ४।२८।२६ । 

संज्ञा [सम्‌ +-ज्ञाञ-क] 1. पगडंडी, पदचिक्त 2. दिशा 
3. पारिभाषिक शब्द । 

संज्ञासूत्रम्‌ वह सूत्र जिसके आधार पर किसी पारिभाषिक 
शब्द का निर्माण होता है। 

सटाक्षेपः अयाल (केसर) का लहराना--सटाक्षेपक्षिप्त- 
नक्षत्रसंहतिः--दुर्गा० ७। 

सतोद (वि०) पीडित, चुभन जैसी पीडा से ग्रस्त । 

सत्क्रिया समारोह, अनुष्ठान । 

सत्तम (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ (समस्त शब्दों के अन्त में 
प्रयुक्त जसे - आचायंसत्तमः) । 

सत्त्रम्‌ | सद्‌+-ष्ट्रन्‌ ] बनावटी रूप, छद्मवेष । 

सत्त्रिन्‌ (पुं०) [ सत्त्र+-इनि ] 1. सहपाठी - कौ० अ० 
१।११.2. विदेशस्थ राजदूत । 

सत्त्वम्‌ [ सत्‌+-त्व ] 1. बुद्धि 2. सूक्ष्म शरीर । 

सत्त्वतनुः विष्णु का विशेषण । 

सत्त्वयोगः 1. मर्यादा 2. जीवन-प्रकाशन, प्राण प्रदान 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा -श० २1१० । 

सत्यम्‌ [ सत्‌+-यत्‌ ] 1. मोक्ष 2. सचाई 3. निष्कपटता 
4. पवित्रता 5. प्रतिज्ञा 6. जल 7. ईश्वर । सम० 
—भाश्रमः संन्यास,--क्रिया, शपथ ग्रहण करना, 
- भेदिन्‌ ( वि०) प्रतिज्ञा भंग करने वाला,--मानम्‌ 
बास्तविक माप, लौकिकम्‌ आध्यात्मिक और भौतिक 
विषय,--वाविन्‌ (वि०) सच बोलने वाला, 


~संश्रवः सच्ची प्रतिज्ञा, सङ्कल्प (वि०) जिसका 
प्रयोजन या धारणा सत्य है । 

सत्रन्यायः मीमांसा कां एक नियम जिसके आधार पर एक 
से अधिक स्वामिथों द्वारा अनुष्ठान होने पर यज्ञ में 
एक ही स्वामी को प्रतिनिधित्व दिया जाता हैं --मी ० 
सू० ६।३।२२ पर शा० भा०। 

सत्रिन्‌ (पुं०) [ सत्र+-इनि ] सहयोगी, सहपाठी । 

सदर्थः मुख्य विषय या प्रकरण । | 

सद्‌ [ सद्‌+-क्विप्‌ | सभा--भाग० ७।१।२१। 

सदोजिरम्‌ [ सदस्‌ + अजिरम्‌ ] दालान, दहलीज । 

सदसस्पतिः [ अलुक्‌ समास ] सभापति । 


सदोत्यायिन्‌ (वि०) सदैव सक्रिय । 

सदाभव (वि० ) सदा रहने वाला, शाइवत । 

सदृक्षविनिमय (वि०) समान विषयों में भूल करने वाला । 

सद्धमँ: वास्तविक कतेव्य । 

सद्यस्कार (वि०) तुरन्त ही अनुष्ठित होने वाला । 

सद्यस्प्रक्षालक (वि०) जिसके पास केवल एक ही दिन की 
भोजन सामग्री विद्यमान है--सद्यः प्रक्षालको वा 
स्यान्माससंचयिकोपि वा--मनु० ६।१८। 

सनत्सुजातः ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में एक । 

सनत्सुजीयम्‌ महाभारत का एक अध्याय जिसमें सनत्सुजात 
का दार्शनिक व्याख्यान निहित है । 

सनातनधर्मः वेदों में प्रतिपादित अत्यन्त प्राचीन घर्म । 

सनिकारः (वि०) अपमानजनक । 

सन्तानकः [ सम्‌ + तनु +-घञ्ञ्‌ + कन्‌ ] 1. स्वर्गं के पाँच 
वृक्षों में से एक, कल्पतरु या उसका फूल 2. लोक- 
विशेष । 

सन्तोषणम्‌ [ सम्‌+-तुष्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] सुख देना, 
प्रसन्नता देना, संतुष्ट करना । 

सन्तृण्ण (वि०) [ सम्‌--तृद्‌--क्‍्त ] संयुक्त, मिलाकर 
बांधा हुआ । 

सन्तारः [ सम्‌ --तृन-घडा, ] 1. पार करना 2. तीथे, 
घाट। 

सन्दंशः | सम्‌ +-दंश्‌+-अच्‌ ] 1. पुस्तक का एक अनुभाग 
2. गाँव का एक किनारा । 

सन्दानम्‌ [ सम्‌+ दो--ल्युट्‌ ] हाथी के गण्डस्थल का वह्‌ 
भाग जहाँ से दान झरता हे। 

सन्देशपदानि संदेश के शब्द । 

सन्दिग्घपुनरुक्तत्वम्‌ (अलं ०) अनिश्चयता के कारण दोबारा 
कहना । 

सन्देहालङ्कारः अलंकार विशेष जिसमें संदेह बना रहता है । 

सन्देहय (वि०) [ सम्‌+-दिह्‌ +-प्यत्‌ ] संदिग्ध, संदेह से 
पूर्ण । 

सन्द्ब्ध (वि०) [ सम्‌+-दृभ्‌+-क्त ] मिलाकर धागे में 
पिरोया हुआ । 


( १३५१ ) 


सन्दर्वाः [ सम्‌-+-दृश्‌-+घव्म_ ] प्रतीति, दृष्टि । 

सन्वशंनम्‌ | सम्‌+-दृश्‌--ल्युट्‌ ] काम, उपयोग । 

सन्धिः [ सम्‌--घा--कि ] भूखंड जो मन्दिर के लिए 
धर्मार्थ दिया गया हो चोल० १ में डा० राधवन की 
टिप्पणी - वृत्तिसन्विप्रतिपादकः। ` 

सन्धिन्‌ (पुं०) | सम्‌+घधा--इनि ] संधि इत्यादि का काम 
करने वाला मन्त्री । 

सन्ध्यापयोदः संध्याकालीन बादल । 

सच्नजिल्न ( वि० ) जिसकी जिह्वा बंधी हुई हूँ, जो 
चुप हूँ । 

सन्नधी (वि०) हतोत्साह, उत्साहहीन । 

सम्नभाव (वि०) निराश । 

सक्चवाच्‌ (वि०) मन्द स्वर से बोलने वाला । 

सञ्षादः | सम्‌+-नद्‌+-घञ्ञ्‌ ] शोरगुल, हुल्छड़ । 

सञ्षत (वि०) [ सम्‌+नम्‌+-क्त ] पूर्ण, भरा हुआ 
~ परमानन्दसन्नतो मन्त्री - दश० १।३। 

सन्नतगात्री झुके हुए शरीर वाली महिला । 

सन्नतञ्र्‌ (वि०) भृकुटिविलासयुक्त, त्यौरी चढाए हुए । 

सन्नद्धयोध (वि० ) जिसकी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह 
तयार हैं । 

सन्निकर्ष: [ सम्‌-- नि--कृष्‌-- घडा ] 1. आधुनिक विषय 
या विचार वेदांइ्चेके सन्निकर्ष पुरुषाख्या--मी० सू० 
११२७१ 

सञ्चिपत्य (अ०) [ सम्‌+-नि-+-पत्‌+य (क्त्वा) ]; तुरन्त, 
प्रत्यक्ष, सीधे । . 

सन्निपत्योपकारिन (वि०) भाग या अङ्ग जो सीघा प्रधान 
का काम दे--मी० सू० १२।१।१९ पर शा० भा०। 

सन्निपातः [ सम्‌] निर्न पत्‌ज-घडा, ] 1. मैथुन 2. युद्ध 
3. ग्रहों का विशेष संयोग । 

सञ्चिपातिन्‌ (वि०) [सन्निपात+इनि] ऐसा अंग जो प्रधान 

` का कार्य करे--मन्त्राच्च सन्निपातित्वात्‌ --मी० सू० 

१२1१1१९ । 

सञ्चिभृत (वि०) [सम्‌ +-नि+-भू+-क्त] 1. गुप्त 2. चतुर, 
शिष्ट । | 

सञ्चिरुद्ध (वि०) [सम्‌+नि-+-रुघ्‌--क्त] 1. नियन्त्रित, 
रोका हुआ 2. पूर्ण, भरा हुआ । 

सन्षिरोधः [सम्‌ +नि + रुध्‌ +-घञ् ] 1. केंद 2. संकीणेता । 

सञ्चिवाय: [सम्‌+ नि--वे--घज्न_ ] सम्मिश्रण, समुच्चय । 

सक्चिवेश: [सम्‌ | नि]-विश्‌--घडा ] डेरा डालना, शिविर 
स्थापित करना (जैसा कि “सेनासन्निवेशः”) । 

सन्निसर्ग: [सम्‌ न नि-+-सृज्‌--घज्म_]अच्छा स्वभाव, भल- 
मनसाहत, उदाराशयता । 

सन्नो (म्वा० पर०) भरना, पूर्ण करना । 

सन्न्यासः [सम्‌ +-निञ-अस्‌+-घञा ] ठहराव, करार । 

सपत्राकृत (वि०) अत्यन्त घायल । 

१७० 


सपरिच्छद्‌ (वि०) आवश्यक वस्तुओ से सुसज्जित, दलबल 
के साथ! 

सपरिहारम्‌ (अ०) आरक्षण सहित । 

सपर्यापर्यायः पुजाकृत्यों की माला-सकलमिदमात्मापंणदुशा 
सपर्यापर्यायस्तव जननि यत्ते विलसितम्‌ -- सौन्दर्य ० । 

सप्तकोण (वि०) सात कोनों वाला । 

सप्तपातालम्‌ सात पातालों का समूह । 

सप्तसन्त्रः 

सप्तरुचिः 

सप्तस्वरः संगीत के सात स्वर (अर्थात्‌-सा, रि, ग, म, प, 
घ, नी) । - 

सप्तात्र (वि०) सात कोनों वाला । 

सप्रज्ज्ञातम्‌ दे० 'सम्प्रज्ज्ञातम्‌' । 

सप्रतीक्षम्‌ (अ०) बहुत प्रतीक्षा के पश्चात्‌ । 

सप्रमाण (वि०) 1. साधिकारिक 2. समान आकार-प्रकार 
का । 

सप्रेष्य (वि०) अनुचरों द्वारा सेवित । 

सभक्ष: एक ही भोजनशाला में भोजन करने वाला, सह- 
भोजी । 

सभा [सह--भा--क--टापू, सहस्य सः] 1. यात्रियों के 
लिए अतिथिशाला 2. भोजनशाला । 

सभागृहम्‌ 

सभामण्डप: 

सभामध्ये (अ०) समा में । 

सभायोग्य (वि०) सभा के लिए उपयुक्त । 

सभाजित (वि०) [सभाज्‌--क्त] सम्मानित । 

सभोद्देशः (सभा-+-उद्देशः) सभाभवन के आसपास का 
स्थान । 

सम (वि०) [सम्‌--अच्‌] 1. नियमित, सामान्य 2' सरल, 
सुविधाजनक 3. बराबर, वेसा ही । सम०--अङ्ख्रिक 
(वि०) समान रूप से पेरों पर खड़ा हुआ,--अधिन्‌ 
(वि०) समानता चाहने वाला,--आत्मक (वि०) 
समान से युक्‍त,--कक्ष (वि०) समान भार वालो, 
जिनके उत्तरदायित्व एक से हों,--गतिः वायु, सर्वेत्र 
समान रूप से गति करने वाला- मृत्युश्चापरिहार- 
वान्‌ समगतिः कालेन--महा० १२।२९८।१५,--घर्म 
(वि०) एक से स्वभाव वाला,--मात्र (वि०) एक 
से डीलडौल का, एक सी मापतोल का,--बतिन्‌ , 
(वि०) 1. निष्पक्ष 2. समान दूरी पर होने वाला, 
+विभक्‍त (वि०) समान रूप से बेटा हुआ, 
--विषसम्‌ ऊबड़खाबड़, कहीं से नीचा तो कहीं से 
ऊँचा,- श्रुति (वि०) समान अन्तराल से युक्त 
(संगीत०),--भ्ेणिः सीधी पंक्ति, अग्रणी सब से 
आगे रहने वाला, --अतिःक्षन्त (वि०) 1. संपूर्ण 
में से घूमा हुआ 2. जो व्यतीत हो शया, गुजरा हुआ 


अग्नि, आग । 


सभा भवन। 


( १३५२ ) 


3. उल्लंघन किया हुआ,--अघिगमः पूरी समझ, 
ना अनुवतिन्‌ (वि०) आज्ञाकारी,--अभिद्रुत (वि०) 
पिल पड़ने वाला, --अभ्याक्षः निकटता, उपस्थिति 1 

समयच्युतिः ठीक समय का चूकना । 

समयज्ञः 1. उपयुक्त समय का ज्ञाता 2. जो अपने मूळ 
वचनों को याद रखता है । 

समयविद्या ज्योतिष, भविष्यज्ञान । 

समरागमः लड़ाई का फूट पड़ना । 

समर्थक (वि०) [समर्थ --ण्वुल] 1. समर्थन करने | 
प्रमाणित करने वाला 2. सक्षम, योग्य,--कम्‌ (नपुं०) 
अगर काष्ठ, चन्दन की लकड़ी । 

समर्थनम्‌ [समर्थ + ल्युट्] किसी हानि या अपराध की क्षति 
पुति करना । 

समर्यादम्‌ (अ०) निश्चय से, यथार्थ रूप से । 

समवस्कन्दः [सम्‌ --अव--स्कन्द्‌ -घज्म_] दुर्गप्राची र, पर- 
कोटा । 

समवहारः [सम्‌--अव-+-ह --घज्म_] मिश्रण, संग्रह्‌ । 

प [सम्‌+ अव-ईक्ष्‌ +ल्युट्‌] निरीक्षण, मुआ- 

यना । 

समवेतार्थ (वि०) सार्थक, शिक्षाप्रद, बोधगम्य । 


समस्यापुरणम्‌ किसी ऐसे श्लोक की पुति करना जिसका 
समस्यापूतिः | पहला चरण दिया गया हो । 
समातीत (वि०) एक वषं से अधिक आयु का, जो एक वर्ष 
पूरा कर चुका हे । 
समाक्रान्त (वि०) [सम्‌ +-आ¬+कम +क्त] 1. रौंदा हुआ, 
कुचला हुआ 2. जिस पर आक्रमण कर दिया गया है । 
समाक्षिक (वि०) शहद मिला हुआ पदार्थ । 
समाए्या [ सम्‌ +-आ -{ ख्या-अङ्‌ जटाप्‌ | व्याख्या । 
समाचेष्टितम्‌ [ सम्‌ -|- आ¬+चेष्ट्‌--क्त ] 1. व्यवहार 
2. प्रक्रिया । 
समाजः [ सम्‌ +-आ+-अज्‌+-घञ्‌ ] समागम, समुदाय, 
' ¬ भाम० १०॥६०॥३८ | 
समातत (वि०) [ सम्‌ +आ+-तनु+-क्त ] 1. विस्तारित 
फेलाया हुआ 2. लगातार । 
समदिष्ट [समन दिश्‌--क्त ] निर्धारित, आदिष्ट । 
समाघा (जुहो० पर०) 1. (वस्त्र) पहनना 2. रूप भरना 
3. प्रदर्शित करना 4. स्वीकार करना । 
समाधानम्‌ [ समाञ-घा+-ल्युट्‌ ] 1. (किसी उक्ति का) 
प्रमाण 2. समझौता कर लेना, समस्या का हल कर 
लेना । 
समाधानरूपकम्‌ रूपक अलंकार का एक भेद जिसमें किसी 
उक्ति का औचित्य सम्मिलित होता हे । 
समाधिभत्‌ (पुं०) घ्यान में लोन, समाधि में स्थित । 
समाधियोगः घ्यान-मन का अभ्यास । 
समाधृत (वि०) [ समा+-घूञ् --क्त ] बखेरा हुआ । 


समान (वि०) [ सम--अन्‌--अण्‌ ] 1. साधारण 
2. समस्त (संख्या०) 3. बराबर का, बेसा ही । सम० 
¬ करण (वि०) उच्चारण की समान इन्द्रिय वाला, 
एक ही उच्चारण स्थान वाला (स्वर) । 

समानप्रतिपत्ति (वि०) 1. समान अनुराग वाला 2. व्यव- 
हार कुशल, बुद्धिमान्‌ । 

समानमान (वि०) समान रूप से सम्मानित । 

समानरुचि (वि०) एक सी रुचि वाला । 

समापिका शब्द खण्ड का बह भाग जो वाक्य की पूर्ति 
करता हे । 

समाप्ति: [ सम्‌ +-आप्‌ +-क्तिन्‌ ] (शरीर का) विघटन, 
मृत्यु मनु० २२४४ | 

समापत्ति: [ समू+-आ+पद्‌-+-क्तिन्‌ू ] 1. मूल रूप को 
धारण करना 2. संपूति । 

समाम्नात (वि०) [ सम्‌+आ--म्ता --क्त ] 1. दोहराया ` 
गया, साथ ही वर्णन किया गया 2. परम्परा से 
प्राप्त । 

समाम्नायः [सम्‌-+-आ+-म्ना +य ] 1. सामान्यतः वेदपाठ 
2. परंपरा से प्राप्त शास्त्रीय वचनों का संग्रह । 

समारम्भः [ सम्‌ ञ-आ--रभ्‌ +-घञ्ञ, मुम्‌] साहसिक 
कार्य की भावना, साहसपूण कार्य । 

समाराधनम्‌ [ सम्‌+-आ+-राघ्‌ +ल्युट्‌ ] प्रसन्न करना, 
आराधना । 

समारूढ (वि०) [ सम्‌+ आ+रुह्‌ +-क्त ] सवार, चढ़ा 
हुआ । 

समारोपितकार्मुक (वि०) 

समार्ष (वि०) 
वाला । 

समालोकनम्‌ [ सम्‌ +-आ--लोक्‌+-ल्युट्‌ ] 1. निरीक्षण 
2. संविचार, मनन । 

समाविद्ध (वि०) [सम्‌-आ--व्यघू- क्त, संप्रसारणम्‌] 
1. कम्पित, क्षुब्ध 2. प्रहृत, आघात प्राप्त । 

समाविष्ट (वि०) [ सम्‌-- आ- विश--क्त ] भरा हुआ, 
युक्त (जेसाकि 'कौतूहलसमा विष्ट') । 

समाइवस्त (वि०) [ सम्‌ -+-आ--श्वस्‌ ऋ-क्त ] 1. ढाढस 
बंघाया हुआ, सांत्वना दी हुई 2. विश्वास करने 
वाला । 


समाहृत (वि०) [सम्‌ +जा+-हृ+- क्त | खींचा हुआ 
(जैसे धनुष की डोरी”) । 

समाहृत्य (अ०) [ सम्‌ +आ+हू+-य (क्त्वा) | सब 
एक दम मिल कर । 

समाहित (वि०) [ सम्‌-{-आ--घा+-क्त ] 1. समान, 
साधारण 2. मिलता जूलता ३. प्रेषित । 

समितिः [ सम्‌+-इ+-क्तिन्‌ ] सदाचरण का नियम 
(जेन०) । 


जिसने धनुष तान लिया है । 
एक ही प्रवर से संबद्ध, समान प्रवर 


( १३५३ ) 


समिघाधानम्‌ 1. यज्ञाग्ति पर समिघाएं.रखना 2. ब्रह्म- 
चारी के लिए विहित देनिक अग्निहोत्र । 

समीक्षा [सम्‌ +-ईक्षु -अङ+ टाप्‌ ] 1. देखने की इच्छा, 
दिदृक्षा 2. आध्यात्मिक ज्ञान । 

समीरण: [ सम्‌ + ईर्‌+-णिच्‌‡-ल्युट्‌ ] पाँच की संख्या । 

समुच्चयालङ्कारः एक अलंकार का नाम । 

समुच्चयोपमा समुच्चयालंकार से बनी उपमा । 

सगुच्छ्यः [सम्‌ + उत्‌--श्रि--अच्‌] 1. संचय 2. युद्ध, 
लड़ाई 3. वृद्धि, विकास । 

समुच्छित (वि०) [सम्‌+ उत्‌ + श्विञ- कत ] 1. खूब 
उठाया हुआ 2. हिलोरें लेता हुआ । 

समुत्कट (वि०) ऊँचा, समुन्नत । 

समुत्थानम्‌ [ सम्‌ -उत्‌+-स्था+-ल्युट्‌ ] 1. उद्योग 
“महा० १२।२३।१० 2. (झंडा) लहराना 3. (पेट 

) सुजन । 

समुदायवाचक (वि०) वस्तुओं के संग्रह को प्रकट करने 
वाला (शब्द) । 

समुदायशब्दः 'संग्रह' की अभिव्यक्ति करने वाला शब्द । 

समुद्धत (वि०) [ सम्‌+-उत्‌ + हन्‌ + क्त ] गहन, प्रचण्ड, 

समुद्यत (वि०) [ सम्‌ --उत्‌ + यम्‌ +क्त] 1. उठाया 
हुआ, समुन्नत 2. तेयार, तत्पर 3. निष्पन्न । 

समुद्रः अत्यन्त ऊंची संख्या । 


समुद्रदयिता ) नदी, दरिया। 
समुद्र पत्नी 
समुद्र योषित्‌ 


समुपष्टम्भः [ सम्‌ +-उप~-स्तंभ्‌ +-घञ््‌ | सहारा, ४२३ 
टेक । 

सम्पातः { सम्‌ +-पत्‌+-घञ्ञ्‌ ] संप्रेषण (जसा कि 'दुत- 
संपात' में) । | 

सम्पद्‌ (स्त्री०) [ सम्‌ +-पद्‌-{-किविप्‌ ] अधिग्रहण । 

सम्पन्नम्‌ [ सम्‌ +-पद्‌--क्त ] पर्याप्त (श्राद्ध के पश्चात्‌ 
संतोष का चिह्न) । 

सम्परेत (वि०) [ सम्‌--पर--इ--क्त ] मृत । 

सम्पुट. [ सम्‌--पुट्‌ +-क ] गोलाद्धं । 

सम्पूर्णकाम (वि०) जिसकी कामना पुरी ही गई हो ! 

सम्पूर्णफलभाज्‌ (वि०) पूरा फल पाने वाला । 

सम्पर्कः [ सम्‌ +-पृच्‌ {-घञ्‌ ] योगफल । 

सम्पुक्त (वि०) | सम्‌ +-पृच्‌ +क्त ] मित्र बना हुआ । 

सम्प्रज्ञातः [ सम्‌+-प्र +-ज्ञा--क्त ] योग की एक समाधि 
जिसमें मनन का विषय स्पष्ट रहता हुँ (विप०) 
असंप्रज्ञात) । 

सम्प्रतिपत्तिः [ सम्‌ +-प्र+ पद्‌ †-क्तिन्‌ ] प्रत्यृत्पन्नमतित्व । 

सम्प्रदायप्रद्योतकः वैदिक परम्परा को दर्शाने वाला -- सम्प्र- 
दायप्रद्योतको अनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः । 

सम्प्रदायविगमः परम्परा का लोप । 


सम्प्रयुक्त (वि०) [ सम्‌+-प्र+-युज्‌ + क्त ] प्रेरित, 
प्रोत्साहित । 

सम्प्रयोगः (वि०) | सम्‌+प्र+-युज्‌ +-घञ्य्‌] (ज्योति ) 
चन्द्रमा और नक्षत्रों का संयोग । 

सम्प्रताद: [ सम्‌-+ प्र+सदु--घज्ण_ ] मानसिक शान्ति । 

सम्प्राप्त (वि०) [ सम्‌ +-प्र+- आप्‌-क्त ] पहुँचा हुआ, 
प्रकट हुआ, अधिगत । 

सम्प्लबः [ सम्‌+-प्लू+-अप्‌ ] 1. अव्यवस्था 2. अवनति 
3 तुमुल 4. अन्त, समाप्ति । 

सम्भिन्न (वि०) [ सम्‌ +-भिद्‌ --क्त ] 1. ठोस, भरा हुआ 
2: द्रोही, देशद्रोही । 

सम्भेदः [ सम्‌ +-भिद्‌+घञ्च्‌ ] 1. मुट्ठी भींचना, घूसा 
तानना 2. विद्रोह 3. बगावत, देशद्रोह । 

सम्भोगवेइमन्‌ रखेल का घर । 

सम्भवः [ सम्‌ +-भू + अप्‌ ] 1. शक्य बात 2. संपत्ति, घन 

महा० १३।६४।११ 3. ज्ञान --ईशोप० १३। 

सम्भविष्णु (वि०)[सम्‌ + भू +-इष्णुच्‌] उत्पादक रचयिता । 

सम्भावित (वि०) [ सम्‌-भू+-णिच्‌+-क्त] जिसके 
घटने की आशा हो- त्वयि सम्भावितवृत्ति पौरुषम्‌ 

कि० २।७। 

संभावितम्‌ अनुमान । 

सम्भू (जुहो० उभ०) उठाना-दक्षिणं दक्षिणः काले सम्भृत्य 
स्वभुजं तदा-- महा० ६।९७।८२ । 

सम्भूत (वि०) [ सम्‌+ भृ-क्त ] 1. सम्मानित 2. ऊंची 

ध्वनि) । 


सम्भृतश्रुत (वि०) ज्ञान से युक्त । 

सम्भूतसंभार (वि०) सर्वथा उद्यत, पुरी तरह तैयार । 

सम्भूतस्नेह (वि०) अनुराग से युक्त, अनुरक्त । 

सम्थ्रान्तमनस्‌ (वि०) घबराये हुए मन वाला । 

सम्मतिः [ सम्‌ +- मन्‌ +- क्तिन्‌ ] सम्मान देना । 

सम्मतिपत्रकम्‌ न्यायाधिकरण का निर्णय -- शुक्र०२।३०४ | 

सम्मित (वि०) [ सम्‌ +-मा-‡-क्त ] 1. समान महत्त्व का 
नपुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ -भाग० १।३।४० 2. भाग्यलेख 
-महा० ५।६८।१। 

सम्मुखीन (वि०) [सम्मुख--खज्म्‌ ] योग्य, उपयुक्त । 

सम्मूर्च्छनम्‌ [ सम्‌--मुच्छे +-ल्युट्‌ | मिश्रण । 

सम्मदंः | संमृद्‌+घञ्ञ्‌ ] (लहरों की) टक्कर । 

सम्यग्ज्ञानम्‌ सही ज्ञान, सच्ची जानकारी । 

सम्यग्दृष्टिः अन्तर्दुष्टि, अन्तरवलोकन । 

सरः [ स्‌ +-अच्‌ | (काव्य) ह्लस्व स्वर । 

सरस (वि०) काव्यरस से परिपूर्ण--कल्याणिनीं सरस- 
चित्रपदा गुणाढ्घाम्‌-- शिवानन्द० १०० । 

सर्ग: [ सृज्‌ --घज्म_ ] 1. शस्तरासत्रों का उत्पादन, सर्गाणां 
चान्ववेक्षणम्‌ महा० १२।५९।४४ 2. शब्द के अन्त 
में महाप्राणता (विसमे भी) । 


( १३५४ ) 


सपंगतिः | ष० त० ] साँप की चाल, (कुस्ती या मल्लयुद्ध 


में गति) । 

संबन्धः कौशल, विधि, सूक्ष्मयुक्ति । 

सबं (सर्व० वि०) [ सृतमनेन विश्वम्‌-सृ+-व ] 1. 
प्रत्येक 2. समस्त, सब मिल कर। सम०--अभावः 
सब का अनस्तित्व, सब की विफलता, - अर्थचिन्तकः 
महाप्रशासक,-अशझिन्‌ (वि०) सव कुछ खा जाने 
वाला, --अस्तिवाद: एक सिद्धान्त जिसके आधार पर 
सभी वस्तुएं वास्तविक मानी जाती हूँ,- काम्यः जिससे 
सब प्रेम कर, दुश्‌ (वि०) सब कुछ देखने वाला, 
-ण्प्रथमम्‌ (अ०) सबसे पहले, बेञिन्‌ (पुं ) नट, 
नाटक का पात्र,-संस्थ (वि०) सर्वव्यापक, सखः 
ऋषि-शान्तो यथक उत सर्वसखैश्चरामि --भाग० १०। 
८५।४५, - सम्पातः वह सब जो अवशिष्ट बचा हैं, 
स्वारः एक वेदिक याग जिसमें असाध्य रोग से 
पीड़ित व्यक्ति के लिए आत्मबलिदान का निधान हैं । 

सवंत्रगत (वि०) सवंव्यापक, विश्वव्यापी । 

सवंथा (अ०) | सर्व {थाल्‌ ] सब प्रकार से! 

सलिलकर्मन्‌ (नपुं०) जल से तर्पण । 

सलिलप्रियः सूअर । 

सलिलरय: [ ष० त० ] जल के प्रबाह की शक्ति । 

सवम्‌ [ सू--सु-+अच्‌ | (वेद०) आदेश, आज्ञा । 

सवनकमंन्‌ (नपुं०) नित्य होने बाला पुनीत वेदिक 
घर्मकृत्य -अग्निहोत्रादिक । 

सवर्ण (बि०) समान 'हर' वाली भिन्नराशि । 

सविकार (वि०) 1. अपनी अन्य उपज समेत 2. सड़ने 
वाला, जो सड़ गल रहा हो । 

सवितृतनय: [ ष० त० ] शनि ग्रह । 

सवितृदेवतम्‌ हस्त नक्षत्र । 

सवितृलक्षणम्‌ (अ०) लज्जा के साथ, घबराहट या उलझन 

के साथ । 

सव्य (वि०) [ सु+यत्‌ ] अनभिघृत, जिस पर घी न 
छिड़का गया हो, शुष्क-मी० सू० ४।१।३६ पर 
शा० भां०। 

सव्यापसव्य (वि०) 1. बायाँ और दायां 2. तान्त्रिक 
पूजा की स्मार्त तथा कौल रीतियाँ--सब्यापसव्य- 
मार्गस्था- रूलित० । | 

सशूकः ईश्वर की सत्ता में विश्‍वास रखने वाला । 

सस्यपाल: खेत का रखवाला । 

सस्यमञ्जरी अनाज की बाल । 

सस्यवेदः कृषिविज्ञान । 

सस्यशूकम्‌ अनाज (गेहूं जौ आदि) का टूंड, अनाज की 
बाल | 

सह (वि०) [सह +अच्‌ ] 1. धीर 2. सशक्त, हः 
(पुं) मार्गशीषं का महीना, हम (नपूँ०) एक 


प्रकार का नमक (अ०) के साथ, सहित । सम० 
~ अषबाङ (नि०) असहमत होने वारा, - आलाषः 
समाळाप, मिल कर बातचीत करना,--उत्वायिन्‌ 
(वि०) विद्रोही, षड्यन्त्रकारी, - कतृं (पुं) सहकारी 
> खट्वासनम्‌ एक ही खाट पर मिलकर बैठना,--भाष: 
1. साहचर्यं 2. सहानुवतिता,- संसर्गः शारीरिक 
संपर्क .। 

सहसादृष्ट: गोद लिया हुआ पुत्र । 

सहल्नम्‌ [ समानं हसति-हस्‌+ र] 1. हजार 2. बड़ी ` 
संख्या । सम०-अरः, अरम्‌ सिरकी चोटी में 
उलटे कमल के समान गरतं जो आत्मा का आसन 
साना जाता है, गुः इन्द्र का विशेषण, सूर्य का 
विसेषण,--दलम्‌ कमल का फूल, भोजनम्‌ विष्णु 
के हजार नामों के पाठ करने के समान एक हजार 
ब्राह्मणों को भोजन कराना (प्रायश्चित्त कमे) । 
--भिद्‌ (पुं०) कस्तुरी, बेधिन्‌ (पुं०) कस्तूरी 

सहायार्थम्‌ (अ०) साथ के लिए, सहायता के लिए । 

सांबलंक (वि०) प्रलय काल से संबंध रखने वाला । 

सांसगिक (वि०) [ संसर्ग |-ठळ_ ] संसर्गं से उत्पन्न 
छूत के (रीय) । 

सांस्कारिक  (वि०) | संस्कार ठडा ] 1. संस्कारों 
से. संबन्ध रखने वाला 2. (आधुनिक बोल चाल 
में) साँस्कृतिक । 

साकमेघीयन्यायः मीमांसा का एक नियमं जब कि विकृति 
में उसकी अपनी प्रकृति के गुण या घर्म नहीं पाये 
जाते - मी? सू० ५।१।१९-२२ पर शा० भा० । 

साकूतस्मित्तम सार्थक मृस्कराहट । 

साक्षात्क्रिका अन्तर्ज्ञान परक प्रत्यक्षज्ञान । 

साक्षिपरीक्षा साक्षी का परीक्षण। 

सॉक्षिवाद: साक्षिसिद्धान्त । 


* सागरमेखला पृथ्वी, धरती । 


सायरसुता लक्ष्मी । 

सागराक्ते: समुद्र. की खाडी । 

साडूत्बम [ संकेत [-ष्यका ] 1. सहमति 2. दत्तकार्य 
3. चिह्व, या उपताम--साड्केत्यं परिहास्यं बा''*'** 
वैकुण्ठनामग्रहणम्‌ भाग०६।२ । * 

साङ्ख्यकारिका सांख्यदर्शन पर ईश्बरक्ृष्ण द्वारा रचित 
एक ग्रन्थ । 

साङ्गोपाङ्ग (वि०) अपने मुख्य तथा सहायक अंगों सहित 
(चेद०]। 

साचिव्याक्षेप: (अलं०) स्वीकृति के बहाने एक आक्षेपी । 

सातिझय (वि०) अत्यधिक, श्रेष्ठतम । 

सात्म्य (वि०) स्वास्थ्यकर, प्रकृति के अनुकूल । 

सात्म्य: 1. आदत, स्वभाव 2. प्रकृति के अनुकूल होने 
का भाव । 


( १३५५ ) 


सास्म्बम समता, बराबरी । 

सास्बिकः [ सत््व-ठञ्म्‌ ] शरद्‌ श्ृतु की रात्रि । 

सात्वतः 1. भक्त 2. पांचरात्र शाखा से संबंध रखने वाला ; 

सात्वतर्षभ: कृष्ण का विशेषण । 

साधक (वि०) [ साधू +पण्वुल | उपसंहारात्मक, उप- 
संहार परक । 

साधनम्‌ [ साघ्‌--ल्युट्‌ ] २. 
2. तैयारी 3. संगणना । 

साधनीभू (म्वा० पर०) साधन होना, उपाय होता । 

साधनीय (वि०) [साघ्‌+अनीय) 1. सिद्ध करने योग्य, 
कार्यं को. संपन्न करने के लिए उपयोगी 2. प्राप्त करने 
योग्य । 

साधितव्यापक (वि०) सिद्ध करने योग्य वस्तु में अन्तहित 
तत्त्व के लिए तर्कशास्त्र का पारिभाषिक शब्द । 

साघम्यंसमः झूठमूठ का आक्षेप (तकं०) । 

साधारणः न्याय में एक नियम जो मध्यवर्ती हो और सर्वत्र 
समान रूप से लागू हो । 

साधारणषक्षः समान घटक, मध्यवर्ती तथ्य । 

साधारणीभू (स्वा० पर०) समान होना । 

साधु (वि०) [साघ्‌+-उन्‌] 1. अच्छा, उत्तम 2. योग्य, 
उचित 3. भला, गुणी 4. सही 5. सुखद। सम० 
कृत (वि०) उचित रूप में किया हुआ,-देवी सास, 
~सत (वि०) सुविचारित, - शील {वि०) धर्मात्मा, 
संमत (वि०) भले व्यक्तियों को मान्य । 

सान्तराल (वि०) [ब० स०] अन्तराल या अवकाश सहित । 

सान्सानिकः [सन्तान -]-ठडा ] सन्तान का इच्छुक -- नाहं त्वां 
भस्मसात्‌ कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति भाग० 
९।१४।९। 

सान्द्रस्पर्श (वि०) जो छूने में मृदू हो, चिंपचिपा हो । 

सान्द्रानन्दः आध्यात्मिक सुख -सार्द्रानन्दावबोधात्मकमनु- 
पमितम्‌ -नारा० १।१। 

सामग्र्यम्‌ [समग्र-ष्यडा ] कल्याण, कुशलक्षेम--अयि लक्ष्मण 
सीतायाः सामग्र्यं प्राप्नृयायहे--रा० ३1५७1२० । 

सामन्‌ (नपु) [सो-मनिन्‌] आवाज, शब्द, ध्वनि स्वरः 
सामशब्देन लोके अभिधीयते--मी० सू० ७।२।७ पर 
शा० भा०। सम० कलम्‌ मित्र के स्वर में, 
-प्रधान (वि०) पूर्णतः कृपालु या मित्रसदृश, 
विधानम्‌ 1. एक ब्राह्मण का मूल पाठ 2. साम का 
प्रयोग । 

सामन्तचक्रम्‌ अधीनस्थ राजाओं का मण्डल । 

सामन्तवासिन्‌ (वि०) पड़ौसी । 

सामयिकम्‌ [समय--ठन्‌] 1. समानता 2. संपत्ति विषयक 
लेखपत्र । 

सामान्यम्‌ [समान--ष्यडा.] 1. सामान्य वक्तव्य 2. एक 


उपकरण, अभिकरण 


5. पहचान । सूम० - धर्म: (अलं) (उपमान और 
उपमेय) का समान गृण,--वाचिन्‌ (वि०) समानता 
को कहने वाला,--शासनम्‌ वह आज्ञा जो सब पर 
लागू हो । 

सामिष (वि०) मांसयुक्त । 

सामुदायिक (वि०) [समुदाय +-ठन्‌] समूह से संबंध रखने 
वाला, सामूहिक । 

साम्परायः 1. सहायक 2. आवश्यकता, 3. संकट । 

साम्परायिक (वि०) [संपराय-+- ठक्‌] 1. पारलौकिक, 
2. दाहकर्म संबंधी-- रा० ४।३।४० | 

सांम्यम्‌ [सम+-ष्यञा] 1. माप 2. समय । 

सायः [सो न-घञ्ग्‌ | 1. समाप्ति, अन्त 2. संध्या 3. बाण । 
सम० --अझनम्‌ सायंकाल का भोजन,--धूर्तः 1. शठ 
2. चन्द्रमा,-भण्डनम्‌ सूर्यास्त । 

सायम्प्रातः (अ०) सवेरे शाम । 

सायंसबनम्‌ सायंकालीन घर्मानुष्ठान । 

सायुध (वि०) सशस्त्र । - 

सारः--रम्‌ [सृ +-घञ्ञ अच्‌ वा] 1. क्रम, गति 2. मुख्यअंश 
3. गोबर 4. मवाद, पस । सम०--गात्र (वि०) 
सबल अंगों वाला,--गुण: प्रधानगुण या धर्म गुरु 
(वि०) बोझल, बोझ के कारण भारी,--फल्गु 
(वि०) बढ़िया और घटिया, उपयोगी. और व्यर्थ, 
--मार्गणम्‌ गूदे या वसा का ढूँढना । 

सारङ्गी संगीत का एक विशेष राग । 

सारणिकध्न: लुटेरा, डाकू । 

सारथिः [सू--अथिणू, सह रथेन सरथः (धोटकः तत्र 
नियुक्तः} इडा वा] 1. रथवान्‌ 2. पथप्रदर्शक । 

सारसाक्षम्‌ एक प्रकार का लाल । 

सारसाक्षी कमल जैसी सुन्दर आँखों वाली महिला, पद्म- 
लोचना । ; 

सारसतम्‌ वक्षस्त्राण, कवच । 

सःथेहीन (वि०) समूह से छुटा हुआ, यूथभ्रष्ट । 

सार्घवाषिक (वि०) डेढ़ वर्ष तक रहने वाळा । 

सार्धवत्सरम्‌ डेढ़ वर्ष । [ 

सालङ्कार (वि०) सुभूषित, अलंकारों से युक्त । 

सावधारण (वि०) सीमित, नियन्त्रित । हि 

सावज्ञेषजीवित (वि०) जिसका जीवन अभी शेष है, जिसने 
अभी, और जीना है । 

सावष्टम्भवास्तु वह भवन, जिसके दोनों ओर दो खुली 
पाश्ववीथियाँ (खुले दालान) हों । 

साबित्रीसूत्रम्‌ यज्ञोपवीत । 

साइचर्यचर्य (वि०) आश्चर्ययुक्त आचरण बाला । 

सासहि (वि०) [सह+-यङ्‌] 1. सहनशील 2. जो प्रतिपक्षी 
का मुकाबला कर सके 3. जीतने वाला । 


अर्थालंकार 3. सावंजनिक कार्य 4. साधारण लक्षण | सास्थि (वि०) हड्डियों से युक्त । 


( १३५६ ) 
सास्थिस्वानस्‌ (अ०) हडिडयों की चटखने की ध्वनि सीमाज्ञानम [सीमा +-अज्ञानम्‌] सीमा की जानकारी न 


के साथ । 
साहसकरणम्‌ प्रचण्ड कार्य, अंधाघुंध काम करना । 
साहसिक्यम्‌ उतावलापन । 
साहस्र (वि० )[सहस्न -1-अण्‌] हज़ारों, असंख्य, अनगिनत । 
साहाय्यकर (वि०) सहायता करने वाला । 
साहाथ्यदानम्‌ सहायता देना । 
सिह: [हिस्‌+-अच्‌, पृषो ०] एक प्रकार की संगीत ध्वनि । 
सिंहमरूम्‌ एक प्रकार का पीतल । 
सिच्‌ (तुदा० उभ०) भिगोना, डुबकी लेना । 


सिञ्जिनी [ शिञ्जा-+-इनि, पृषो० ] घनुष की ज्यया 
डोरी । 


सिता [सो+-कत, स्त्रियां टाप्‌] 1. चीनी, खाँड 2. गंगा । 

सितासित (वि०) श्वेत और काला मिला हुआ । 

सितकष्ठः सफेद गरदन वाला, चातक पक्षी, जलकुक्कुट । 

सितछदः राजहंस, मराल, हंसनी । . 

सितपक्षः हंस, मराल, हंसनी । 

सितवारण: सफेदहाथी, सितकुञ्जर । 

सितालण्ड: एक प्रकार की खांड, मित्री का डला । 

सिद्ध (वि०) [सिध्‌ +-क्त] 1. निश्चित, अपरिवर्तनीय 
2. विशिष्ट, पक्का 3. सफल, द्धः (प ०) जिसे इसी 
जीवन में सिद्धि प्राप्त हो गई हे । सम०-अञ्जनम्‌ 
एक प्रकार का अंजन (कहते हैं, इसके प्रयोग से 
भूगर्भ की वस्तुएँ दिखाई देने लगती है ) ,--अर्थक: 
सफ़ेद सरसों, - आदेश: 1. ऋषि की भविष्य वाणी 
2. भविष्य वक्ता, ज्योतिषी,--औषधम्‌ विशिष्ट 
औषधोपचार, काम (वि०) जिसकी इच्छाएँ पुरी 
हो गई हैं,-पथः आकाश सिद्ध पूर्णतः अचूक, 
--हेमन्‌ शुद्ध स्वर्ण खरा सोना ¦ 

सिद्धिः (स्त्री) [सिध्‌-+ क्तिन्‌] अचूकपना, पर्याप्ति । 

सिद्धिविनायक: गणेश का एक रूप । 

सिन्दूरगणपति: गणेश की मूर्ति । 

सिन्धुमन्यजम्‌ संघा नमक । 

सिन्षुसोबोराः सिन्धु नदा के आसपास के प्रदेश में रहने 
वाले । 

सिरापत्रः पीपल का वृक्ष । 

सिरामूलम नाभि । 

सिराल (वि०) [सिर--आलच्] अनन्त नसों वाला, नस- 
नाड़ियों के जाल से युक्त । 

सिष्णासु (वि०) [स्ता+सन्‌--उ, धातोद्वित्वम्‌] स्नान 
करने की इच्छा वाला । 

सिसिक्षा [सिच्‌ +सन्‌+-आ, घातोद्वित्वम] छिड़कने की 
इच्छा । 

सीताध्यक्षः कृषिका अधीक्षक । 

सोघुपानस मद्यपान, शराब पीना । 


होना । 

सोमाकृषाण (वि) सीमाचिक्त के किनारे हल चलाने 
वाला । 

सीमासेतुः पर्वतश्युंखला या बांध आदि जो सीमा का 
काम दे। 

सीरवाहकः हलवाहा, कृषक, खेतिहर । 

सुकण्डुः ख्‌ जली । 

सुकल्प (वि०) दक्ष, सुयोग्य । 

सुकल्पित (वि०) सुसज्जित, हथियारों से लेस । 

सुक्रयः अच्छा सौदा । 

सुक्षेत्र (वि०) अच्छी कोख से उत्पन्न । 

सुघोष (वि०) मधुरध्वनि से युवत, मीठी आवाज वाला । 

सुचभंन्‌ भूज वृक्ष, भोजपत्र । 

सुतप्त (वि०) 1. अत्यन्त पीडित 2. कष्टग्रस्त 3. अत्यन्त 
कठोर (तपरचरण) । 

सुतान (वि०) सुरीला, मधुरस्वर से युक्त । 

सुतार (वि) 1. अत्यंत उज्ज्वल 2. बहुत ऊँचे स्वर 
वाला 3. जिसकी आँखों की पुतलियाँ अत्यंत सुन्दर हे । 

सुतारा मौनस्वीङृति के नौ भेदों में से एक (सांख्य०) । 

सुदक्षिण (वि०) 1. अत्यंत कुशल 2. अतिविनञ्न । 

उवर (वि०) सुदुर्गेम, जो बड़ी कठिनाई से किया जा 
सके । 

सुदुश्चिकित्स (वि०) असाध्य रोग से प्रस्त, जिसके रोग 
की प्रायः चिकित्सा न हो सके । 

सुदेझिकः अच्छा पथप्रदर्शक या अध्यापक । 

सुनन्दस बलराम की गदा । 

सुनिणिक्त (वि०) भली प्रकार चमकाया हुआ। 

सुपठ (वि०) सुवाच्य, जो पढ़ा जा सके । 

सुपर्णः पक्षी, परिदा । 

सुपेशस्‌ (वि०) सुन्दर, सुकुमार । 

सुप्रमाण (वि०) बहुत बड़े आकार का । 

सुबञ्रु (वि०) गहरा भूरा, धूसर । 

सुभगा 1. सुहागिन 2. कस्तूरी । 

सुभीरकम चाँदी । 

इति सुन भू क्तिन्‌] 1. मंगल समृद्धि 2. तीतर 
पक्षी । 


सुमन्दभाज्‌ (वि०) अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण । 
सुमर्षण (वि०) [सु +-मुष्‌-+्युद्‌| सहनशील । 
सुमृत (वि०) बिल्कुल ठण्डा, बिल्कुल मूर्दा । 
सुलग्न: शुभ मृहूत॑ । 

सुवतुंलः तरबूज । 

सुविचक्षण (वि०) अत्यन्त चतुर । 

सुविरूढ (वि०) पूर्ण विकसित । 

सुबिविक्त (वि०) 1. अकेला 2. निर्णीत । 


( १३५७ ) 
सुसंवृतिः (स्त्री०) [ सु--सम्‌--वृ--क्तिन्‌ ] भली प्रकार सुषिः (स्त्री०) छिद्र, सुराख ('सुषिर' का वेदिक रूप) 


छिपाना । 


` सुसङ्घ (वि०) अपने वचन का पालन करने वाला । 


सुसच्नत (वि०) ठीक निशाने पर लगा (तीर आदि) । 

सुसेव्य (वि०) सेवा किए जाने योग्य, जिसका आसानी से 
अनुसरण किया जा सके। 

सुखाधिष्ठानम्‌ आनन्द का स्थान । 

सुखाभियोज्य (वि०) जिस पर आसानी से चढ़ाई की 
जा सके। 

सुखाराष्य (वि०) जिसकी सेवा आसानी से की जा सके, 
जो आसानी से प्रसन्त किया जा सके । 

सुखप्रइनः कुशलक्षेम पूछना । 

सुखबद्ध (वि०) मनोरम, प्रिय, प्यारा । 

सुखवेदनम्‌ आनन्द की अन्‌भूति । 

सुखसेव्य (वि०) दे० 'सुसेव्य' सुलभ' । 

सुधाकण्ठ: कोयल । 

सुधाकारः सफ़ेंदी (चूना) करने वाला । 

सुधाक्षालित (वि०) सफ़ेदी किया हुआ । 

सुधायोनिः चन्द्रमा । 

सुघाशर्करः चूने का पत्थर । 

सुनफा ज्योतिषशास्त्र का एक योग । 

सुनीथ (वि०) [ सु+नी-“कथन्‌ ] विवेकपूर्ण व्यवहार 
से युक्त, दूरदर्शी, मनीषी । ' 

सुन्दरकाण्डम्‌ रामायण का पाँचवाँ काण्ड । 

धुप्तच्नः,-घातकः सोते हुए को मारने वाला, घोखेबाज, 
हत्यारा । 

सुराद्रिः | मेरु पर्वेत, सुमेरु पहाड । 

सुरपर्वेतः 

सुरेभः (सुर--इभ) ऐरावत हाथी । 
: (सू-- इष्ट) साल का वृक्ष । 

सुरोपम (वि०) (सुर-|-उपम) देवसमान । 

सुरगण्ड: एक प्रकार का फोड़ा, छिद्रार्बुद, जहरबाद । 

घुरतटिनी,-तरङ्गिणी,-धुनौ,-नदी,-सरित्‌,-आपगा (स्त्री०) 
गंगानदी । 

सुरपादपः कल्पवृक्ष । 

सुरविलासिनी अप्सरा । 

सुरश्बेता छिपकली । 

सुरभिगोत्रम्‌ पशु, गौएँ, बेल । 

सुराजीविन्‌ (वि०) शराब बेचने वाला, कलाल । 

सुराभागः खमीर । 

सुबर्णचोरिका सोने की चोरी । 

सुवर्णंधेनुः स्वर्ण निमित गाय जो उपहार में दी जाय । 

सुवर्णभाण्डम्‌ रत्नमंजूषा । 

सुबर्णरोमन्‌ (पुं०) सुनहरी रोमों वाला मेष । 

सुवणेसानुः मेरु पवत । 


सुषुप्सा [ स्वप्‌+सन्‌4-अ--टाप्‌ धातोद्वित्वम्‌ ] सोने 
की इच्छा । 

सूक्ष्मम्‌ [ सूच्‌--मन्‌ सुक्‌ च नेट्‌ ] 1 दाँत का खोखलापन 
2. वसा, चर्बी 3. कण । सम०-दलः सरसों,-भूतम्‌ 
सूक्ष्म तस्व, मति (वि०) तीक्ष्णबुद्धिवाला, 
~श्वरीरम्‌ सूक्ष्म शरीर (विप० स्थूल शरीर), 
- स्फोटः एक प्रकार का कोढ़ । 

सूचनो विषयों की तालिका या सूचि । 

सूची [ सूच्‌ +डीप्‌ ] (दरवाजे की) चटखनी । 

सूचीकर्मन्‌ (नपुं) सिलाई का कायं । 

सूची रदनः नेवला । 

सूचीशिखा सुई की नोक । 

सूचीकर्ण: सुई का छिद्र । 

सूचीसुत्रम्‌ सीने के लिए घागा । 

सूतः सञ्जय । 

सुतपौराणिकः पुराणों में वणित चारण (कहते हे कि उसने 
ही समस्त महाभारत और पुराण सुनाए थे ) । 

सूतिमारुतः प्रसव वेदना । 

सूत्रम्‌ [ सूत्र ।-अच्‌ ] 1. मेखला 2. रेखाचित्र, आरेख 
3. संकेत, आमुख 4. धागा, डोरा 5. रेशा । सम० 
अध्यक्षः वयनाध्यक्ष, बुनाई का अधीक्षक, -- क्रीडा 
रस्सियों का खेल, (६४ कलाओं में मे एक) । 
~-ग्रन्थः सूत्रों की पुस्तक, ` धुक्‌ (प ०} 1, सूत्रधार 
शिल्पी 2. रंगमंच का प्रबंधक, ` पातः 1. माप वाले 
सूत्र से मापने का कार्य करना 2. कार्य का आरंभ, 
~ स्थानम्‌ आयुर्वेद के एक ग्रंथ का प्रथम खण्ड । 

सुदाध्यक्षः प्रधान रसोइया । 

सुदशास्त्रम्‌ पाक विज्ञान । 

सुनसायकः-शूरः कामदेव -- सूननाथकनिदेशविभ्रमँ रप्रतीत- 
चरवेदनोदयम्‌ नै० १८।१२९ ('सूननायक' पाठ भी 
मिलता हूँ) । 

सूनाध्यक्षः (सूना-+-अघ्यक्ष) बूचड़ खाने का अधीक्षक । 

सुपश्रेष्ठ: मूंग, मूंग की फली । 

सुपायः (सु+-उपायः) अच्छा साधन, तरकीब । 

सूरिः [ सू + क्रिन्‌ ] बृहस्पति । 

सूर्द्वारम्‌ उत्त रायण मार्ग । 

सूर्यवारः रविवार, आदित्यवार । 

सूर्याणो सूर्य की पत्नी । 

सृ (स्वा०, ज्यो० पर०) पार करना, आर-पार जाना, 
प्रेर० प्रकट करना, व्यक्त करना । 

सका [ सृ ‡-कक्‌+-टाप्‌ ] 1. गीदड़ 2. सारस । 

सृङ्का (स्त्रीश) 1. झन-झन करती हुई रत्नों की लड़ी 
2. मार्गे, पथ । 

सृतिः [ सू--क्तिन्‌ ] 1. जन्म-मरण का चक्र - स्यान्मे 


( १३५८ ) 


तवार्झघ्रिशरणं 
४३ 2. सृष्टि । 

सेकः [ सिन्‌ +-घञ्य्‌ ] नहाने के लिए फ़ौवारा । 

सेचनम्‌ [सिच्‌ +-ल्युट्‌] 1. निर्गमन, उद्गार 2. अभिषेक । 
सेतु: [ सि+-तुन्‌ ] 1. जलाशय, सरोवर 2. व्याख्या- 
परक भाष्य । 

सेतुसामन्‌ सामविशेष । 

सेनापत्यम्‌ सेना पति का पद । 

सेनावाहः सेनाघीश, सेनाध्यक्ष ! 

सेनास्थ: सँनिक, सिपाही । 

सेबती 1. सुई 2. सीवन, टांका 3. सिर की दो हड्डियों 
का जोड़ । 


सेबिन्‌ (वि०) [सिव्‌ यणिनि] व्यसनी, उपासक, आराघक । 

सेश्वर (वि०) ईश्वर की सत्ता मानने वाला । 

सेशवरबादः ईश्वर की सत्ता के समर्थन में तके । 

सेश्वरसाङख्यम्‌ सांख्य की एक शाखा जो ईश्वर की सत्ता 
को मानती हे । 

संकतिनी [ सिकता + इन्‌-+-डीप्‌ ] रेत से भरी हुई । 

सँन्यम्‌ [ सेना+-ञ्य ] शिविर । 

संन्यक्षोभः सेना का विद्रोह । 

सोत्प्रेक्षम्‌ (अ०) असावधानी से, उदासीनता के साथ । 

सोत्सेक (वि०) अभिमानी, घमंडी । 

सोदय (वि०) 1. उदय से संबंध रखने वाला 2. सूद 
सहित, ब्याज के साथ । 

सोपग्रहम्‌ (अ०) मंत्रीदूर्णं ढंग से । 

सोपस्कर (वि०) सहायक वस्तुओं से युक्त । 

सोपादान (वि०) सामग्री से युक्त । 

सोमः [ सू-मन्‌ | 1. लंगूर 2. एक+पितर 3. सोमवार । 

-  सोमप्रवाकः सोमयाग के लिए पुरोहितों को नियत करने 
के अधिकारों से सम्पन्न व्यक्ति । 

सोमसद्‌ (पुं०) पितरों की एक विशेष शाखा । 

सोणंभ्रू (वि०) जिसकी दोनों भौहों के बीच में बालों का 
एक वृत्त 

सौखरात्रिक (वि०) [ सुखरात्रिञ-ठक्‌ ] जो दूसरे व्यक्ति 
को पूछता हे कि तुम. रात को तो सुख से सोये हो । 

सौत्रिकः [ सूत्र त-ठन्‌ ] 1. जुलाहा 2. बुना हुआ कपड़ा । 

सौधोत्सङ्कः [ ष० त° ] महल की उभरी हुई खुली छत । 

सौभपतिः झाल्वों का राजा । 

सौमङ्कल्यम्‌ [ सुमङ्गल +-ष्यज्‌ ] सौभाग्य की मंगलमय 
स्थिति, कल्याण, समृद्धि 

सौम्य (वि०) [ सोम --अण्‌ ] उत्तर दिशा से संबंध रखने 
वाला । 

सौम्यः [ सोम-+अण्‌ ] 1. ब्राह्मण को संबोधित करने का 
उपयुक्त वि्ेषण--आयुष्मन्‌ भव सौम्येति वाच्यो 
विप्रोऽभिवादने-मनु० २।१२५ 2. शुभ ग्रह 


सृतिभिभ्रेमन्त्या--भाग० १०।६०। 


3. विनीत छात्र 4. बायाँ हाथ 5. मागँशीषे का 
महीना । 

सौरमानम्‌ { ष० त० ] सूर्य की गति पर आधारित ज्यो-' 
तिष की संगणना । 

सौरत (वि०) [ सुरत+-अण्‌ | संभोग संबंधी । 

सौस्वर्यम्‌ [ सुस्वर+-ष्यञ्ञ्‌ ] सुस्वरता, स्वरमाधुर्य, स्वरः 
योजना । 

स्कन्दः [ स्कन्द्‌-अच्‌ | 1. क्षरण 2. ध्वंस । 

स्कन्दजननो पार्वती । 

स्कन्दपुत्रः स्कन्द का बेटा (चोर के लिए प्रयुक्त शिष्ट 
नाम) । 

स्कन्धः [ स्कन्घ्‌+- घञ्ञ्‌ ] 1. कंधा 2. खंड, अंश, भाग 
3. पेड़ का तना 4. ग्रन्थ का अध्याय 5. सेना का कोई 
भाग 6. पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय । 

स्कन्धघनः संज्ञान मी० सू० १।१।५ पर शा० भा० । 

स्खलनम्‌ [ स्खल्‌ य-ल्युट्‌ ] वीर्यपात । 

स्खलित (वि०) [स्खल्‌-क्त] 1. घायल 2. अपूर्णं 
अधूरा । 

स्थलितम (नपुं०) हानि, विनाश । 

स्तत्क- बंद, कण, तैलस्य घृतस्य वा स्तत्काः--मी० सू० 
९।२।२७ पर शा० भा०। 

स्तनकुड्मलम्‌ स्त्री के उठते हुए स्तन । 

स्तनचूचुकम्‌ चूची, ढेपनी । 

स्ततमध्यः चूची, ढेपनी । 

स्तनमध्यम्‌ दोनों स्तनों के बीच का अन्तराल । 

स्तनाभुज (वि०) अपने स्तनों से दूध पिलाने वाला 
पशु (गाय) । 

स्तनितकुमाराः (जन०) देवताओं की एक श्रेणी । 

स्तनितसुभगम्‌ (अ०) सुखद गर्जनध्वनि के साथ । 

स्तन्यप (वि०) स्तन पान करने वाला, दुधमृहा बच्चा । 

स्तब्धपाद वि०) जिसके पैर गतिहीन हो गये हों, अकड़ 
गये हों । 

स्तब्धकर,-बाहु (वि०) जिसके हाथ निश्चेष्ट हो गये हों । 

स्तब्धमति (वि०) जिसकी बुद्धि कुंठित हो गई हो 
मंदबुद्धि । 

स्तम्भ्‌ (भ्वा० आ०) अधिकार करना, फैलाना, प्रेर० 
दबाना, रोकना । 

स्तम्भः [ स्तम्भ्‌-घञ्‌ ] 1. निश्चेष्टता 
2. भराव, भरती । 

स्तस्भितवाष्यवृत्ति (वि०) जिसने अश्रुपात रोक लिया, 
आँसू रोकने वाला । 

स्तम्भितान्तजलोघः बादल जिसने समस्त पानी को अपने 
अन्दर रोक लिया है-मेघ ० । 

स्ताम्बेरमः [स्तम्बेरम --अण्‌ | हाथी से संबंध रखने वाला। 

स्तिमितनयन (वि०) टकटकी लगा कर दृष्टि जमाय हुए । 


अकड़ाहंट, 


स्तिमितप्रवाह (वि०) बहुत धीमी गति से बहने वाला । 

स्तीविः [ स्तु--क्विन्‌ ] भय, डर । 

स्तेन्‌ (चुरा० उभ०) असत्य भाषण से वाणी को अपवित्र 
करना--तां तु यः स्तेनयेद्वाचम्‌ -मनु० ४२५६ । 

स्तोकतमस्‌ (वि०) कुछ काला, जिसमें थोड़ा अंधेरा हो । 

स्तोकायुस्‌ (वि०) थोड़ी आयु वाला । 

स्तोभः 'साम' के रूप में गाये जाने वाले ऋग्‌ मन्त्रों की 
साम की अपेक्षा विविक्तध्वनि--य ऋगक्षरेम्योऽघिको 
न च तैः सवर्णः स स्तोमो नाम -मी० सू० ९।२।३९ 
पर शा? भा० । 

स्तोमंक्षार साबुन । 

स्त्री [स्त्ये--इट्‌--डीप्‌] दीमक, सफेद चींटी । 

स्त्रीकितवः स्त्रियों को फुसला कर छलने वाला । 

स्त्रीविषयः मैथुन । 

स्थपतयः कञ्चुकी -स्थपत्यशुद्धान्त जनः परीता --जानकी० 
७।१। 

स्थलकमलः (पुं०) स्थलपद्म, (लाङ्गली) भूकमल, स्थल 
पर उगने वाला कमल पुष्प । 

स्थलीशायिन्‌ (वि०) बिना कुछ बिछाये (खोरड़े) भूमि 
पर सोने वाला । 

स्थविरचृति (वि०) बूढ़ों की मर्यादा रखने वाला । 

स्थाणुः [स्था+-नु, पृषो० णत्वम्‌] 1. तना, पेड़ का ढूंढ 
2. बेठने की एक विशेष मुद्रा । 

स्थाणुभूत (वि०) जो पेड़ के ठूंठ की तरह गति हीन हो 
गया हो । 

स्थानम्‌ [स्था+-ल्युट्‌] 1. जीवन क्रम 2. जीवित रहना 
3. युद्ध में आक्रमण की एक रीति 4. ज्ञानेन्द्रिय । 

स्थानकुटिकासनम्‌ घर छोड़कर झोंपड़ी में रहना --शिरसो 
मुण्डनाद्वापि न स्थानकुटिकासनात्‌ -महा० ३।२००। 
१०४ । 

स्थानेपतित (वि०) | अलुक्समास ] दूसरे के स्थान पर 
अधिकार करने वाला । 

स्थापनम्‌ [ स्था ‡-णिच्‌ +ल्युट्‌, पुकागमः ] 1. बाँधना 
2. दीर्घायु होना 3. भाण्डार । 

स्थापना [ स्थापन+-टाप्‌ ] 1. नाटक की प्रस्तावना या 
आमुख 2. भण्डार भरता । 

स्थाप्य (वि०) [ स्थाय-णिच्‌--ण्यत्‌ ] 1. बंद किये जाने 
या केद किये जाने योग्य 2. (शोक में) डूब जाने 
योग्य । 

स्थायिता 1. नैरन्तर्यं 2. टिकाऊपन । 

स्थालीपुरीषम पाकपात्र की तली में जमी तरौंछ या मैल । 

स्थितलिङ्ग (वि०) वह पुरुष जिसका लिङ्ग उत्तेजना- 
वस्था में है । 

स्थितसङ्कत,--संविद्‌ (वि०) प्रतिज्ञा का पालन करने 
वाला । 


१७१ 


( १३१५९ ) 


स्थितिज्ञ (वि०) नैतिकता की सीमा को जानने वाला । 

स्थितिभिद्‌ (वि०) सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने 
वाला । 

स्थिर (वि०) [स्था-+किरच्‌ ] 1. दृढ़, जमा हुआ 
2. अचल, निश्चेष्ट 3. स्थायी 4. निरावेश 5. कठोर 
सख्त 6. ठोस 7. मजबूत । सम०- अपाम (वि०) 
क्षयक्षील, जिसका निरंतर हास हो रहा है, -आबति 
(वि०) टिकाऊ, देर तक चलने वाला,--वाच्‌ (वि०) 
जिसकी बात का विश्वास किया जाय,--विक्रम 
(वि०) दृढ़ता पूवंक कदम बढ़ाने वाला । 

स्थूणाकर्णः 1. एक प्रकार का संन्यव्यूह 2. रुद्र का एक 
रूप 3. शिव का एक अनुचर । 

स्थ्रीपृष्ठः वह घोडा जो अभी सवारी करने के कामन 
आया हो--शि० १८२२ । 

ल (वि०) [ स्थूलू--अच्‌ ] जो बारीकी या ब्यौरे 
(व्याख्या या विवरण) के साथ न देकर मोटे तौर 
पर दिया गया हो, भौतिक । सम०:- इच्छ (वि०) 
जिसकी इच्छाएँ बहुत बढ़ी हुई हो, --काष्ठार्निः 
स्कंघाग्नि, पेड़ के जलते हुए तने की आग,--प्रपञ्चः 
भौतिक संसार । 

स्वयम्‌ [ स्थिर-|-ष्यव्य_ ] इन्द्रियों का दमन या नियन्त्रण । 

स्तानकलशः, कुम्भः नहाने के लिये जल का घडा । 

स्नानतीर्थम्‌ नहाने के लिए पुण्यस्थान, घाट । 

स्नानशारी नहाने का जांघिया, अधोवस्त्र । 

स्नायुबन्धः घनूष की डोरी, ज्या । 

स्मायुस्पन्दः नाड़ी । 

स्नेहकुम्भः तेल रखने का वर्तन । 

स्नेहकेसरिन्‌ (पुं०) एरंड । 

स्नेहबिमदित (वि०) जिसके शरीर में तेल मला गया हो । 

स्पन्द्‌ (भ्वा० आ०) अकस्मात्‌ फिर जान भा जाना, 
नाड़ी चलने लगना । 

स्पर्शानुकूल (वि०) छूने पर अच्छा लगने वाला । 

स्प्षेक्लिष्ट,--खर (वि० ) छूने में रूखा या 
क्र । 

स्पशेंगूण: [ ष० त० ] छूने का गुण (जसे कि वायु का। 

स्पष्टाक्षर (वि०) स्पष्टरूप से बोला गया । 


पीडा 


स्पृष्टपूर्व (वि०) जिसे पहले छू चुके हें । 


स्पृष्टमात्र (वि०) जिसे केवल छूआ ही गया है । 

स्फीत (वि०) [ स्फाय्‌+-क्त, स्फीभावः] बढ़ा हुआ, 
फूला हुआ । 

स्फीतानन्द (वि०) अत्यन्त प्रसन्न, परम आनन्दित । 

स्फुट्‌ (म्व० तुदा० पर०) 1. फूट पड़ना, फटना, टूटना 
2. खिलना, फूलना 3. (रोग) झान्त होना । 

स्फुट (वि०) [ स्फुट्‌+-क ] अद्भुत असाधारण । 

स्फुरणम्‌ [स्फुर्‌+-ल्युट्‌] फूलना, बढ़ना, विस्तृत होना । 


( १३६० ) 


स्फूतिः (स्वी०) [स्फुर्‌+-वितन्‌ आत्मश्लाघा करना, डींग 
मारना, शेखी बघारना । 

स्मरोहोपन (वि०) कामोहोपक, प्रेम का जमाने वाला । 

स्मरकथा प्रणयालाप, प्रेमालाप । 

स्मरशास्त्रम्‌ कामशास्त्र । 

स्मातविधि:, - प्रयोगः स्मृतियों में विहित प्रक्रिया । 

स्मयदानम्‌ दिखावटी दान ! 

स्मयनृत्तिः गर्व चूर करना । 

स्मरमान (वि०) जो आश्चर्य करता हैं । 

स्म्‌ (भ्वा० पर०) शिक्षा देना । 

स्मृतम्‌ [स्मृ+-कत| स्मरण, याद ।' 

स्मृतमात्र (वि) जिसको केवल स्मरण ही किया हो, 
ज्योंही सोचा त्योंही । 

स्मृतितन्त्रम्‌ विधिग्रन्थ । 

स्मृतिविनयः अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाने के लिए अभि- 
प्रेत डांट फटकार । 

स्यन्दः {स्यन्द्‌ ‡-घञ्ञ ] 1. बूंद-वूंद टपकना, पसीना 2. आँख 
का रोग विशेष 3. चन्द्रमा । 

स्रेस्‌ (म्वा० आ०) नष्ट होना ठहरना । 

स्रस्तहस्त (वि०) जिसने पकड ढीली कर दी हो । 

स्रवन्मध्यः मूल्यवान्‌ रत्न जिसके बीच से पानी झरता 
दिखाई देता हैं । 

श्रग्जिह्वः अग्नि, आग । 

स्रोतस्‌ (नपुं) 1. शरीर के रंध्र (जो पुरुषों में ९ तथा 
स्त्रियों में ११ होते हैं) 2. वंश परम्परा । 

स्वाजित (वि०) अपना कमाया हुआ । 

स्वानन्दः अपने, आप में आनन्द । 

स्वकमंस्थ (वि०) अपने कर्म में लीन, अपने काम में व्यस्त । 

स्वकृतम्‌ अपना किया हुआ कार्य । 

स्वगोचर (वि०) अपने कार्य तक ही सीमित । 

स्वबीजः आत्मा । 

स्वसनीषा अपना मत या विचार । 

स्वयुतिः आधाररेखा जो कर्ण तथा लम्ब रेखा के सिरों को 
मिलाती है । 

स्वतन्त्रता 1. स्वातन्त्र्य, स्वाधीनता 2. मौलिकता । 

स्वप्नान्तिकम्‌ स्वप्नकालिक चेतना । 

स्वप्तज (वि०) नीद में उत्पन्न । 

स्वयमधिगत (वि०) 1. खुद प्राप्त किया हुआ 2. स्वयं 
पढ़ा हुआ । 

स्वयमीइवरः वह जो अपना पूर्ण प्रभु हो, परमेश्वर । 

स्वयमुद्यत (वि०) स्वेच्छा से तयार । 

स्वरतिक्रम: स्वगे को लाघकर वकुण्ठ पहुँचना । 


| 


स्वर्सेणि: सूयं । 

स्वर्यानम्‌ मृत्यु । 

स्वर्योषित्‌ अप्सरा । 

स्वराडुः एक प्रकार की संगीत रचना । 

स्वरोपधातः स्वरभंग । 

स्वरकम्पः स्वर का हिलना । 

स्वरच्छिद्रम्‌ बाँसुरी का स्वरवाला छेद । 

स्वरब्रह्मन्‌ नादब्रह्म, 

स्वरविभक्तिः स्वरों का पृथक्करण । 

स्वरशास्त्रम्‌ घ्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान । 

स्वरित (वि०) [स्वर--इतच्‌] 1. युक्त, मिश्रित, 
2. उच्चरित, ध्वनित 3. उदात्त अनुदात्त के बीचका, 
स्वर, मध्यमस्वर । 

स्वगंगंतिः--गमतम्‌ मृत्यु, स्वर्ग चले जाना । 

स्वगंमार्ग: 1. स्वगं जाने का मार्ग 2. स्वगंगा । 

स्वणरेतस्‌ (पुं०) सूर्य । 

स्वल्पाङ्गुलिः कनिष्ठिका, कन्नो अंगुलि । 

स्वल्पदृश (वि०) अदूरदर्शी 

स्वल्पस्मृति (वि०) जिसे वहुत कम याद रहे । 

स्वस्तिकर्मन्‌ (नपं०) कल्याण करना । 

स्वस्तिकारः स्वस्ति का उच्चारण करने वाला बंदी, 
चारण। 

स्वस्तिकः स्वस्तिपाठ करने वाला, चारण । 

स्वागतप्रश्‍न: मिलने पर स्वास्थ्यादिं के संबंध में पूछना, 
कुशल क्षेम की पृच्छा । 

श्वादः (काव्य के श्रवण या पठन से) रसानुभव । 

स्वादुपिण्डा पिडलजूर । 

स्वादुलुड्री मीठा नीबू । 

स्वापव्यसनम्‌ निद्रालूता । 

स्वामिन्‌ (पुं ) 1. यज्ञ का यजमान 2. मन्दिर में स्थापित 
देवमूति 

स्वाम्यम्‌ (शरीर और आत्मा की) स्वस्थ स्थिति । 

स्वायत्त (वि०) जो अपने ही अधिन हो, अपने ही 
अधिकार में हो । 

स्विदित (वि०) 1. जिसे पसीना निकल आया हो, पसीने 
से तर 2. पिघला हुला पसीजा हुआ । 

स्विष्ट (वि०) वांछित, प्रिय, सुपूजित । 

स्वेदनयन्त्रम्‌ जिससे बफारा दिया जाय, पसीना लाने वाला 
यंत्र । 

स्वेरकथा अबाधित वार्तालाप । 

स्वरविहारिन्‌ इच्छानुसार अमण करने वाला । 

स्वेरिणी चमगादड़ । 


( १३६१ ) 


हंसः [ हस्‌ +अच्‌, पृषो० वर्णागमः ] 1. घोड़ा 2. 
श्रेष्ठ (जब समासान्त में प्रयुक्त हो] 3. चाँदी 
4. बड़ी बड़ी झीलों में रहने वाला एक जलपक्षी 
5. आत्मा, जीवात्मा । सम०--उदकस्‌ एक प्रकार 


की पुष्टिदायक मदिरा, - च्छत्रम्‌ सोठ,-- द्वारम्‌ 
मानस झील के पांस की एक घाटी हंसद्वार 
भृगुपतियशोवत्मं यत्क्रीञ्बरन्ध्रम्‌--मेघ ०,-संदेशः 


वेदान्तदेशिक द्वारा रचित एक गीतिकाव्य । 

हक्काहक्कः चुनौती, ललकार । 

हेडः [ हट्‌+-ट, टस्य नेत्वम्‌ ] मंडी, बाजार; मेला । 
सम० अध्यक्ष: मंडी का अधघीक्षक,--वाहिनी 
बाजार में बनी हुई पानी निकलने की नाली, - वेश्माली 
बाजार की गली । 

हृठपर्णो 1. मोथा 2. शँवाल । 

हृठ्यादिन्‌ (पुं०) जो हिसा का प्रचार करता हे । 

हन्‌ (अदा० पर०) दूर करना, नष्ट करना 1 

हत (वि०) | हन्‌-क्त | 1. पीडित, घायल 2. बला- 
त्कार किया हुआ, भ्रष्ट किया हुआ 3. सदोष 
4. शापग्रस्त, विपद्ग्रस्त । सम०--उत्तर (वि०) 
निरुत्तर, जो कुछ जवाब नदे सफे,--किल्विष 
(वि०) जिसके पाप नष्ट हो गये हों. त्रप (वि०) 
निळंज्ज, बेशमं, - विनय (वि०) जिसमें झिष्टता 
न हो, बेश्या । 

हनुभेदः 1. जबड़े का खुलना 2. एक प्रकार का ग्रहण 

हनुस्वनः जबड़े से निकलनेवाला स्वर । 

हनुमज्जयन्ती चैत्रशुक्ला पूर्णा जो हनुमान्‌ जी का माँग- 

- लिक दिवस ह । 

हयः [ हय्‌--अच्‌ ] 1. धनुराशि 2. घोडा । खम० 
—भङ्गः घनुराशि,--आलयः,-- शाला घुड़साल, 
अस्तबल अश्वशाला,-- च्छटा अश्‍वदल,-- ग्रौव:-- मुखः 
~ बदनः 1. विष्णु का एक रूप 2. एक राक्षस का 
काम । 

हथिः (पु ०) | हय्‌--इन्‌ ] कामना, इच्छा, अभिलाषा । 

हरः [ ह+अच्‌ ] 1. शिव 2. अग्नि 3. गधा 4. भाजक 
5. पकड़ना, लेना। सम०--अब्रिः कैलाश पर्वत, 
वल्लभः घतूरे का फल, सखः कुबेर । 

हरिः [ हृ-इन्‌ | 1. विष्णु 2. इन्द्र 3. सूय 4. अग्नि 
4. वायु 6.सिंह 7. घोड़ा 8. बन्दर 9. कोयल 
10. साँप 11. मोर 12. सिह राशि! सम०- चापः 


इन्द्रघनुष,--बीजम हरताल,-- मेघः (पुं०) विष्णु । 


हरिणलाञ्छनः चन्द्रमा । 
हरित्पति: दिशा का स्वामी । 
हरितकपिदा (वि०) पीलापन लिये हुए भूरा । 


हरितोपल: मरकतमणि । 


द्‌ 


हरिदाङ्गः हरिताळ पक्षी, एक प्रकार का कबूतर । 

हमुंट: 1. सूर्य 2. कछुबा । 

हर्म्यतलम्‌, - पृष्ठम्‌, वलभी चौबारा, मकान की ऊपर 
की मंजिल । 

हर्ष: [ हष्‌+घञ्ञ्‌ ] 1. जननेन्दिय की उत्तेजना 2. प्रबल 
इच्छा 3. प्रसन्नता । सम० जम वीयं,- संपुटः 
एक प्रकार का रतिबंघ, - स्वन: आनन्द घ्वनि । 

हलम्‌ [ हल्‌ -क ] 1. हल 2. कुरूपता 3, बाधा 4. कलह 
सम०--ककुद्‌ (स्त्री) हल का वह भाग जिस 
निचले भाग में फाली लगी होती हैं,-- दण्डः हरुस, 
हल की लम्बी लकड़ी जिसमें जूआ लगाते है, माम: 
जताई से बनी लकीर, खड, सुखम्‌ फाल । 

हविष्मती कामधेनु का विशेषण । 

हसन्ती 1. दोवट 2. एक प्रकार की परी । 

हस्तः [ हस्‌-†- तन्‌ ] 1. हाथ 2. हाथी का सू'ड 3. हस्त 
नक्षत्र 4. भुजा। सम०--भ्रष्टः (वि०) जो बच 
निकला हो,--रोधम्‌ (अ०) हाथों में, - वाम 
(बि०) 'बाई ओर स्थित, -- बिन्यासः हाथों की स्थिति 
स्वस्तिकः हाथों को स्वस्तिक की शक्ल में 
रखना । 

हस्त्याजीवः पीलवान, हस्तिव्यवसायी । 

हस्तिनासा हाथी की सूड । 

हस्तिमुखः--वकत्रः, - वदनः गणेश । 

हाकारः विस्मयादिद्योतक 'हा' ध्वनि । 

हात (वि०) [ हा--क्त ] परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 

हानम्‌ [ हाऽ-ल्युट्‌ ] 1. छोड़ना, त्यागना 2. हानि, 
विफलता 3. अभाव, कमी 4. पराक्रमल, बळ 
5. विश्रान्ति, विराम, अवसान । 

हाटकहाडिका मिट्टी का बर्तन । 

हारित (वि०) [ हृ+णिच्‌+-क्त ] 1 खोया गया, 
चुराया हुआ 2. मात दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ । 

हारिद्र: एक वानस्प्रतिक विष । 

हार्यं (वि) [ हृ)-ण्यत्‌ ] 1. हटाये जाने योग्य 
2. मनोहर, आकर्षक ! 

हासनिकः खेल का साथी, सह क्रीडक। 

हिसनीय (वि०) [हिस्‌+-अनीय] मार डाले जाने योग्य, 
हिसा से पीडित किये जाने योग्य । 

हिसास्पदम्‌ प्रहाय, आक्रमणीय । 

हिसाप्राय (वि०) बहुधा हानिकारक । 

हिरः [हिस्‌ञ-र] दूसरों के उत्पीडन में आनन्द मानने 
वाला ब्यक्ति । 

Pa हिक्कतम्‌ } हिचकी का रोग । 


हिताशंसा 1. भला चाहना 2. अभिनन्दन, बघाई । 


( १३६२ ) 


हितप्रबृ (वि०) भलाई में लगा हुआ । 
हितबाद: मेत्रीयूण परामर्श, -सत्परामर्श, भलाई की बात । 
हिन्नुधमं; हिन्द (भारत) देश में रहने वालों का धर्म । 
हिमम्‌ [हि+मक्‌] 1. पाला, कुहरा 2. ठंड 3 कमल 
4. ताजा मक्खन 5. मोती 6. रात 7. चंदन । सम० 
अन्नः कपूर, ~ ऋतुः जाडे का मौसम, - खण्डम्‌ 
ओला, - ज्योतिस्‌ चन्द्रमा, -झटिः धुंध, कोहरा, 
-~—झाकरा एक प्रकार की खाँड । न 
हिरण्यकर्ते,-कारः स्वर्णकार, सुनार । 
हिरष्पबचस्‌ (वि०) सुनहरी आभा से युक्‍त । 
हीन (वि०) [हान-क्त, तस्य नः, ईत्वं च] 1. जो मुक़दमा 
हार गया हुँ 2. यूथञ्रष्ट 3. परित्यक्त, मुर्झाया हुआ 
4. क्षीण । सम० - पक्ष (वि०) अरक्षित पुं० दलील 
की दृष्टि से कमज़ोर पक्ष,-सामन्तः गद्दी से उतारा 
हुआ अधीनस्थ राजा, - सन्धिः अघम राजा के साथ 
की गई सन्धि । 
हृतशेषम्‌ यज्ञशेष, हवन का बचा हुआ अंश । 
हुण्डः (पुं) (स्त्री०) [हुण्ड्‌ ‡-इन्‌] पिडित ओदन । 
हूद्‌ (नपु०) [हृत्‌, पृषो० तस्य दः] (इस शब्द के पहले 
पाँच रूप नहीं होते, शेष वचनों में यह विकल्प से 
“हृदय' के स्थान में आदेश होता है) 1. मन, दिल 
2. आत्मा 3. किसी भी वस्तु का सत्‌ 4. छाती । 
सम०--आमयः हृदय को रोग,--झोतन (वि०) दिल 
को तोड़ने वाला,--सारः साहस, हिम्मत; - स्तम्भः 
हृदय को लकवा मार जाना, - स्फोटः हृदय का 
विदीर्णे होना । 
हृद्थम, [ह-कयन, दुकागमः] 1. मन, दिल, आत्मा 
` >. छाती 3. प्रेम, अनुराग. 3. दिव्य ज्ञान 4. वस्तु का 
सत्‌ 5. इच्छा, प्रयोजन । सम० - उदडूकः आह भरना, 
--उद्वेष्टटम दिल का सिकुडना, क्षोभः दिल की 
घड़्कन, -- अः पुत्र, ज्ञः जो दिल की बात जानता हैं, 
-- दौबेल्यभ्‌ दिल की कमजोरी,-- शेथिल्थम्‌ विषण्णता, 
अवसाद । 


दृच्च (वि०) [हृद्‌ न-यत्‌] स्वादिष्ट, रुचिकर । 

हृषित (वि०) [हूष्‌ +क्त, बा० इट्‌] कुंठित, ठूंठा । 

हेतिः (पुं ) (स्त्री) [हन्‌ +-क्तिन्‌, नि०] नया अंकुर । 
हेतुः [हि+तुन्‌] 1. प्ररणार्थंक क्रिया का अभिकर्ता-पा० 


१।४।५५ 2. प्राथमिक कारण (बुद्ध०) 3. बाह्य 
संसार और उसके विषय (पाशुपत ०) 4, मूल्य, कीमत 
-णषान्यखारीक्रये हेतु:--राज० ५।७१ 5. कारण । 
सम० ` अवधारणम्‌ तकं करना (नाटक), - उपमा 
तकं युक्त उपमा अलंकार, तके संगत तुलना, -- दृष्टि: 
कारण की परीक्षा,--रूपकम्‌ एक प्रकार का 
रूपकालंका र,--विशेषोक्ति: एक अलंकार जिसमें 
दो पदार्थों का अंतर तकं देकर बतलाया जाता. हैं 
--काव्य० २।३२८-९ । 
हेतुवश्चिगदः वेद के मूल पाठ का लेखांश जिसके साथ 
प्रयोजन भी दिया गया हो -मी० सू० ४२1४२ पर 
शा० भा? । 
| हेमन्‌ (नपुं०) [हि--मनिन्‌] 1. स्वर्ण, सोना 2. जल 
3. बर्फ 4. धतूरा 5. केसर का फूल 6. बुधग्रह 7. जाड़े 
की ऋतु । सम०--कलूशः सोने की कलसी, स्वर्ण 
निर्मित श्रृंगकलश,-- गर्भ (वि०) जिसके अंदर सोना 
हो,--घ्नम्‌ सीसा,--ध्नौ हल्दी, - माक्षिकम्‌ सोना- 
माखी (एक उपघातु),--व्याकरणम्‌ हेमचन्द्र प्रणीत 
व्याकरण का एक ग्रन्थ । 
हेडिम्घ: | [हिडिम्बाञ-अण्‌, इडा वा] हिडिबा का पुत्र, 
हेडिम्बि: ) घटोत्कच । 
होतृकमंन्‌ यज्ञ में होता का कार्य । 
होतृप्रवरः होता का वरण करना । 
होतृस (ष) दनम्‌ होता का आसन । 
| होलाकाधिकरणस्यायः मीमांसा का एक नियम । इसके 
अनुसार यदि स्मृति या कल्पसूत्र को कोई उक्ति श्रुति 
द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी, तो उसके समर्थन में 
वेद का कोई अन्य सामान्य मंत्र, अनुमान के आधार 
पर ढूंडना चाहिए मी० सू० २।३।२५ २८। 
हस्व (वि०) [हस्‌ +-वन्‌] जो महत्त्वपूर्णं न हो, अना- 
वश्यक, नगण्य । 
हलासः [हृस्‌ +घव्म_] 1. ध्वनि, आवाज 2. क्षय, क्षीणता, 
अभाव, कमी 3. छोटी संख्या । 
ह्लीका [ह्ली नकक्‌] 1. लज्जा 2. भय,--कः (पुं०) 
1. पिता 2. नेवला । 
ह्लोपदम्‌ लज्जा का कारण । 


